संस्कृत से हिन्दी में अभी तक कोई अच्छा कोश उपलब्ध नहीं 
था। जो दो-एक उपलब्ध भी हैं उनमें बहुत थोड़े ही शब्दों को स्थान 
दिया गया है जिससे विद्याथियों की आवश्यकताएं प्री नहीं होतीं । 
इतके मल्य भी इतने अधिक हैं कि साधारण संस्कृत के विद्यार्थी 
को खरीदना कठिन हो जाता है। इसका अभाव बहुत दिनों से 
खटक रहा था। अन्त में आप्टे को सस्ट्डेन्ट्स संस्कृत-इंगलिश 
डिक्शनरी का ही अनुवाद प्रस्तुत करने की योजना निश्चित की 
गई, प्रस्तुत कोश उसी योजना का परिणाम है । इस कोश में 
कुल लगभग सत्तर हजार शब्द हैं जिनमें लगभग दस हजार शब्द 
नये सिरे से लिए गये हैं जिन्हें श्री वामन शिवराम आप्टे ने अपने 
संस्करण में नहीं लिया था | इस तरह से यह कोश एक बहुत बड़ी 
कमी की पूति करता है । 


सलल्‍पय रु० $ ७०० 


संस्कत-हिन्दी कोश 


(दस हजार नये शब्दों तथा लेखक द्वारा संकलित छन्द एवं साहित्यिक तथा भारत के प्राचोन 
इतिहास में प्राप्त भौगोलिक नामों के परिशिष्टों सहित) 


लेखक 
वासन शिवराम आप्टे 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली : वाराणसी -' पटना 


(€) मोतीलाल बनारसीदास 
भारतीय संस्कृति ग्रन्थमाला के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता 


मख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ 
शाखाएं : १. चौक, वाराणसी-१ (उ०» प्र०) 
२. अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार ) 


सल्य * +_६४७0 37० 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जन, मोतीलाल वनारसीदास, बंगलो रोड, 
'जवाहर नगर, दिल्‍ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा श्री शान्तिलाल जैन, 
श्री जैनेन्द्र प्रस, ए-5५, फेस १, इंडस्टियल एरिया, नारायणा, 
नई दिल्‍ली-२८ द्वारा मुद्रित । 


दो शब्द 


प्रस्तुत 'संस्कृत-हिन्दी कोश श्री वी० एस० आप्टे की विख्यात दी स्ट्डेंट्स संस्क्ृत-इंग्लिश डिक्शनरी" 
का राष्ट्रभाषा हिन्दी में स्व प्रथम अनुवाद है । 

आप्टे की 'डिक्शनरी का छात्रवन्द में सवंत्र सर्वाधिक मान है, इसी से इसको उपादेयता निविवाद 
ओर स्वसम्मत है । 

प्रस्तुत हिन्दी-संस्करण में तीन विशेषताएँ हैं । एक तो प्राय: सभी मल शब्दों की व्यूत्पत्ति इसमें दे दी 
गई है -- जिससे यह छात्रों के लिए श्रौर भी अधिक उपयोगी बन गया है । दूसरे विद्याथियों की सामान्य 
जानकारो के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का संक्षिप्त दिग्दशन करा दिया गया है । तीसरी बात यह है कि इस 
कोश के अन्त में परिशिष्ट के रूप में शब्दों का नया संकलन जोड़ दिया गया है । इसीलिए यह कोश 
अब न केवल छात्रवन्द के लिए ही उपादेय है अपितु संस्कृत भाषा के सभी प्रेमी पाठकों के लिए 
अपरिहाये हो गया है। 

अनुवादक 


स्वर्गीय श्री वामन शिवराम आप्ट द्वारा संकलित संस्कृत-इंगलिश तथा इंग्लिश-संस्क्ृत कोशों से सभी लोग 
परिचित हैं। शिक्षा मंत्रालय के विशेष सहयोग से हमने उपयुक्त दोनों कोशों के बहुत सस्ते संस्करण--दस रुपए प्रति 
सेट, जिसका पहले ३२ रु० मूल्य था--प्रकाशित किए । लोगों ने इनको कितना अपनाया इसका ज्वलंत उदाहरण 
इस बात से मिलता है कि सिफ तीन वर्षों के अन्दर ही इनके बीस-बीस हजार के संस्करण समाप्त-प्राय हो गये और 
इनकी मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। 


संस्कृत से हिन्दी में अभी तक कोई अच्छा कोश उपलब्ध नहीं था । जो दो-एक उपलब्ध भी हैं उनमें बहुत 
थोड़े ही शब्दों को स्थान दिया गया है जिससे विद्याथियों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। इनके मल्य भी इतने 
अधिक हैं कि साधारण संस्कृत के विद्यार्थी को खरीदना कठिन-सा हो जाता है। हम लोगों को इसका अभाव बहुत 
दिनों से खटक रहा था। अंत में आप्ट के 'स्टुडन्ट्स संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी” का ही अन॒वाद प्रस्तुत करने की योजना 
हम लोगों ने निश्चित की । इस संस्कृत-हिन्दी कोश में लगभग कुल सत्तर हजार शब्द हैं जिनमें लगभग दस हजार शब्द 
नये सिरे से लिए गये हैं। इन्हें स्वर्गीय आप्ट ने अपने संस्करण में नहीं लिया था। इस तरह यह कोश एक बहुत 
बड़ी कमी को पूरा करता है। 


यह बड़ आकार के लगभग चौदह सो पृष्ठों का है। इसकी उपादेयता देखते हुए शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार 
ने अनुदान देकर उपर्युक्त दोनों कोशों की तरह इसे भी छागत मूल्य से भी कम--सिर्फ दस रुपए--में संस्कृत 
प्रमियों के लिए उपलब्ध कराया है। इस संस्करण की सिफ तीन हजार प्रतियां छपी हैं, पर अग्रिम ही इसकी इतनी 
मांग आ चुकी है जिससे हम लोग आशा करते हैं कि तीन-चार महीनों में हो इसका यह संस्करण समाप्त हो जायगा 
और शीघ्न ही इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ंगा । 


हम लोग छिक्षा-मंत्रालय के बहुत ही आभारी हैं जिनके सहयोग से ही यह पुनीत कारये सम्पन्न हो सका। 


दिल्ली 
१-३-६५ 


दो शब्द 


प्रस्तुत 'संस्कृत-हिन्दी कोश' श्री वी० एस० आप्ट की विध्यात 'दी स्टुडेंट्स संस्कृत-इंग्लिश डिव्शनरी' 
का राष्ट्रभाषा हिन्दी में सब प्रथम अनवाद है । 


आप्टें की 'डिक्शनरी' का छात्रवन्द में सवंत्र सर्वाधिक मान है, इसी से इसकी उपादेयता निरवविवाद 
और स्वंसम्मत है । 


प्रस्तुत हिन्दी-संस्करण में तीन विशेषताएं हैँ । एक तो प्रायः सभी मूल शब्दों को ब्यत्पत्ति इसमें दे दी 
गई है--जिससे यह छात्रों के लिए और भी अधिक उपयोगी बन गया हैं। दूसरे विद्याथियों की सामान्य जानकारी 
के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का संक्षिप्त दिग्दशंन करा दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इस कोश के अन्त 
में परिशिष्ट के रूप में शब्दों का नया संकलन जोड़ दिया गया है। इसीलिए यह कोश अब न केवल छात्रवुन्द 
के लिए ही उपादेय है अपितु संस्कृत भाषा के सभी प्रेमी पाठकों के लिए अपरिहाये हो गया है। 


अनुवादक 


भूमिका 


[कोशकार का प्रथम प्रावकथन ] 


यह संस्कृत-इंग्लिश कोश जो में आज जनसाघारण के सम्मख प्रस्तुत कर रहा हूँ, न केवल विद्यार्थी की 
चिर-प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करता है, अपितु उसके लिए यह सुलभ भी है। जेंसा कि इसके नाम से 
प्रकट है यह हाई सकल अथवा कालिज के विद्यार्थियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेयार किया 
गया है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेने वदिक शब्दों को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा । 
फलत: में इस विषय में वेद के पश्चवर्ती साहित्य तक ही सीमित रहा | परन्तु इसमें भी रामायण, महाभारत 
पुराण, स्मृति, दर्शनशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय, वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, अलंकार, काव्य, बनस्पति विज्ञान, 
ज्योतिष, संगीत आदि अनेक विषयों का समावेश हो गया है। वत॑मान कोशों में से बहुत कम कोशकारों ने ज्ञान 
की विविध शाखाओं के तकनीकी शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हाँ, वाचस्पत्य में इस 
प्रकार के शब्द पाये जाते हैं, परन्तु वह भी कुछ अंशों में दोषपूर्ण हैं। विशेष रूप से उस कोश से जो मुख्यतः 
विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही तेगार किया गया हो, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यह कोश तो मुख्य 
रूप से गद्यकथा, काठप्र, नाटक आदि के शब्दों तक ही सीमित है, यह बात दूसरी है कि व्याकरण, न्याय, विधि, 
गणित आदि के अनेक शब्द भी इसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं। वंदिक शब्दों का अभाव इस कोश की 
उपादेयता को किसी प्रकार कम नहीं करता, क्योंकि स्कूल या कालिज के अध्ययन काल में विद्यार्थी की जो 
सामान्य आवश्यकता है उसको यह कोश भलीभांति-बल्कि कई अवस्थाओं में कुछ अधिक ही पूरा करता है। 

कोश के सीमित क्षेत्र के पश्चात्‌ इसमें निहित शब्द योजना के विषय में यह बताना सर्वंथा उपयुक्त है 
कि कोश के अन्तगंत, शब्दों के विशिष्ट अर्थों पर प्रकाश डालने वाले उद्धरण, संदर्भ उन्हीं पुस्तकों से लिये गये हैं 
जिन्हें विद्यार्थी प्राय: पढ़ते हैं । हो सकता है कुछ अवस्थाओं में ये उद्धरण आवश्यक प्रतीत न हों, फिर भी संस्कृत 
के विद्यार्थी को, विशेषतः आरंभकर्ता को, उपयुक्‍त पर्यायवाच्री या समाना्थंक शब्द ढू ढ़ने में ये निश्चय ही उपयोगी 
प्रमाणित होंगे । 


दूसरी ध्यान देने योग्य इस कोश की विशषता यह है कि अत्यन्त आवश्यक तकनीकी छाब्दों की, 
विशेषत: न्याय, अलंकार, और नाटचशास्त्र के शब्दों की--व्याख्या इसमें यथा स्थान दी गई है । उदाहरण के 
लिए देखों--अप्रस्तुत प्रशंसा, उपनिषद्‌, सांख्य, मीमांसा, स्थायिभाव, प्रवेशक, रस, वातिक आदि । जहाँ तक 
अलंका रों का सम्बन्ध है, मेने मुख्य रूप से काव्य प्रकाश का ही आश्रय लिया है--यद्यपि कहीं-कहीं चन्द्रालोक, 
कुवलयानन्द और रसगंगाघर का भी उपयोग किया है। नाट्यशास्त्र के लिए साहित्य दपंण को ही मुख्य समझा 
है। इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण शब्दबग्र, वाग्धारा, लोकोक्ति अथवा विशिष्ट अभिव्यंजनाओं को भी यथा स्थान रक्‍्खा 
है, उदाहरण के लिए देखो--गम्‌, सेतु, हस्त, मयूर, दा, क़ु आदि | आवश्यक शब्दों से सम्बद्ध पौराणिक उपाख्यान 
भी यथा स्थान दिये हैं उदाहरणत: देखो--इंद्र, कार्तिकेय, प्रह्लाद आदि । व्यृत्पत्ति प्रायः नहीं दी गई--हाँ 
अटन्त विशिष्ट यथा अतिथि, पुत्र, जाया, हृषीकेश आदि शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है। तकनीकी शब्दों 
के अतिरिक्त अन्य आवश्यक शब्दों के विषय में दिया गया विवरण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा-- 
उदा० मंडल, मानस, वेद, हंस। कुछ आवश्यक लोकोक्तिर्याँ न्याय शब्द के अन्तगंत दी गई हैं। प्रस्तत 
कोश को और भी अधिक उपादेय बनाने की दृष्टि से अन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये हैं। पहला परिशिष्ट 


४ 


छन्दों के विषय में है--दसमें गण, मात्रा, तथा परिभावा आदि सभी आवश्यक सामग्री रख दी गई है। इसके 
तेयार करने में मुल्यतः वृत्तरत्ताकर और छन्दोमंजरी का ही आश्रय लिया है। परन्त उन छंदों को भी जो 
माघ, भारवि, दण्डी, अथवा भटिट ने अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त किया है, इसमें रख दिया गया है । दूसरे परि» 
शिष्ट में कालिदास, भवभूति और बाण आदि संस्कृत के महाकवियों की कृति, तथा जन्म विवरण आदि दिया 
गया है। इस विषय में मंने मेक्समूलर की 'इंडिया' तथा वल्लभदेव की सुभाषितावली की भूमिका से जो 
कुछ ग्रहण क्रिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरा परिशिष्ट भौगोलिक छाव्दों का संग्रह है, इसमें 
मेने कनिंगहम के एन्शेंट ज्याप्राफी! से तथा इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी में उपसुष्ट श्री बोरूह के निबंध से बड़ी 
सहायता भाप्त की है तदर्थ में हृदय से उनका आभार मानता हूँ। 

कोश के शब्दक्रम का ज्ञान आगे दिये गये “कोश के देखने के लिए आवश्यक मिर्देश” से भली-भाँति हो 
सकेगा। में केवल एक बात पर आपका घ्यात खींचना चाहता हूँ कि मैने इस कोश में स्वेत्र अनुस्वार' का प्रयोग 
किया है। व्याकरण की दृष्टि से चाहें यह प्रयोग सर्वेया सही न हो, तो भी छपाई की दृष्टि से सुविधाजनक हे । 
और मुझे विश्वास है कि कोश की उपयोगिता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। 

समाप्त करने से पृ्व में उद सब विविव कृतियों का कृतज्ञ हैँ जिनसे इसको तयार करने में मुझे सहायता 
मिली । इसके लिए सबसे पहली रचना प्रोफ़ीसर तारानाथ तकंवाचस्पति की 'बाचस्पत्य' है । इस कोश में दी गई 
सामग्री का अधिकांश उसी से लिया गया है, यद्यपि कई स्थानों पर संशोधन भी करना पड़ा है। वतंमान 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरियों में जो शब्द, अर्थ और उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं वे इसी कोश से लिये गये हैं। दूसरा 
कोश “दी संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शन री  प्रो० मीनियर विलियम्स का है जिनका में बहुत ऋणी हूँ । इस कोष का 
में ने पर्याप्त उपयोग किया है। अतः में इस सहायता का आमारी हूँ। अन्त में मैं जमेंन वर्टेरबश' के कर्ता ड|० 
रॉय और बॉथलिक को घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। “इनके कोश में अनेक उद्धरण और संदर्भ हैं--परन्तु 
अधिकांश वेदिक साहित्य से लिये गये हैं ! इसके विपरीत मेने अधिकांश उद्धरण अपने उस संग्रह से लिये हैं 
जो भवभूत्ति, जगन्नाथ पंडित, राजशंखर, बाण, काव्य प्रकाश, शिशुपालवध, किराताज नीय, नैषधचरित, शंकर- 
भाष्य ओर वेणीसंहार आदि की सहायता से तंयार किया गया है। इसके अतिरिक्त उन ग्रन्थकर्ताओं और 
सम्पादकों का भी में कृतज्ञ हैँ जिनकी सहायता यदा-कदा प्राप्त करता रहा हूँ । 

अन्त में मुझे विश्वास है कि 'स्टुडंट्स संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही 
उपयोगी सिद्ध नहों होगी जिनके लिए यह तंयार की गई है--बल्कि संस्कृत के सभी पाठक इससे लाभ उठा 
सर्केग | कोई भी कृति चाह वह कितनी ही सावधानी से क्‍यों न तंथार की गई हो--सर्वथा मिर्दोष नहीं होती । 
मेरा यह कोश भी कोई अपवाद नहों है। और विशेष रूप से उस अवस्था में जबकि इसे छापने की शीघ्रता की 
गई हो । अतः में उन व्यक्तियों से, जो इस कोश को अपनाकर मेरा सम्मान करें, यह निवेदन करता हूँ कि जहाँ 
कहों इसमें वे कोई अशद्धि देखें, अथवा इसके सुधारने के लिए कोई उत्तम सुन्नाव देना चाह, तो में दसरे संस्करण में 
उनको समावेश करने में प्रसन्‍नता अनभव कहछेंगा । 


पूना, १५ फरवरी, १८९० । वो० एच० आप्ट 


विद्वयुंष वक्‍तव्य 


छात्रों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखकर इस कोष को और भी अधिक उपादेय बनाने के लिए प्राय: 
सभो मल शब्दों के साथ उनकी संक्षिप्त व्यत्पत्ति दे दी गई है । 


शब्दों की रचना में उपसगे और प्रत्ययों का बड़ा महत्त्व है इनकी प्री जानकारी तो व्याकरण के पढ़ने 
से ही होगी । फिर भी इनका यहाँ दिग्दशन अत्यंत लाभदायक रहेगा । 


उपसगं--- उपसगंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहार संहारविहारपरिहारवत्‌ ॥' 


उपसग धातुओं के पूव लग कर उनके अर्थों में विभिन्नता ला देते हैं -- 


उपसग 


अति 
अधि 
जन 
अप 
अपि 
अभि 
अब 
आ 
ञ्तू 


उदाहरण 


अत्यधिकम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ 
अनुगमनम्‌ 
अपयश,: 
पिधानम्‌ 
अभिभाषणम्‌ 
अवतरणम्‌ 
आगमनम्‌ 


उत्थाय, उद्गमनम्‌ 


उपगमनम्‌ 
दुस्तरणम्‌ 
दुर्भाग्यम्‌ 
निदेश: 
निस्तारणम 
निधन 
पराजय: 
परिव्राजक: 
प्रबल 
प्रतिक्रिया 
विज्ञानम्‌ 
सुकर 


प्रत्यय--धातुओं के पदचात्‌ लगने वाले प्र॒त्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं | शब्दों के पश्चात्‌ लगने वाले प्रत्यय 


तद्धित कहलाते हैं । 


कृतप्रत्यय 


उदाहरण 


पिपठिषा 
छिदा, 
पच्‌:, सरः 
कर: 
कुम्भकार: 
वेषथ: 
करणीय, दर्शनीय, 
स्पहयाल 
पतच्ति 
स्तनयिः न 
रोचिष्ण 
जिगमिषु: 
के, 


त्याग, पाक: 


दत्‌ (अत्‌) 


दानच्‌ (आन या मान ) 


प्ट्न्‌ (त्र) 


तद्धित तथा उणादि प्रत्यय 


अञा (अ) 
अण्‌ (अ) 
असुन्‌ (अस्‌ ) 
अस्ताति (अस्तात्‌ ) 
आलूच 

आलच 

2-2 मै 

इतच 

इमनिच्‌ (इमन्‌ ) 
इलच्‌ 

इष्ठन्‌ 


इस 

ईकक (ईक ) 
ईयसुन्‌ (ईयस्‌ ) 
ईरच्‌ 

उरच 

उलच 

ऊड 


योगिन, त्यागिन्‌ 
भद्भ_र 

द्रगः, 

अभु: 

ग्रह: 

स्थायिन्‌ 

स्मार स्मार 
काय 


आदाय 
पृठन, करणम 
यज्वन्‌ 
ईश्वर 
निन्दक 


क्रिया 

पचत्‌ 
दयान, वतमान 
दस्त्रम, अस्त्रम्‌ 
उदाहरण 
ओऔत्स: 

द वः 

सरस, तपस 
अधस्तात्‌ 
वाचाल 
दयाल 
दाशरथि, 
कुसुमित 
गरिमन्‌, 
फंनिल 
ग्रिष्ठ 
ज्योतिस 
द।क्तीक, 
लघीयस 
शरोर 
दन्तुर 

हल 
ककन्धू 


त््ू 
एद्यसुच (एद्युस ) 
कक 


अन्येद्य: 
राष्ट्रमम, सुवणकम्‌ 
कृत्स्नम्‌ 
महाकुलीन 
मगी, 
अक्षरचण:, 
त्वदीय, भवदीय, 
पौव शाल: 
पाञऊचजन्य: 
सायंतन 
धामिक, 
नशिक 
बोद्धिक 
कतम 
कतर 
कौन्तेय, गाज य 
द्त्य 
प्रियतर 
प्रियतम 
मूलत: 
पाश्चात्य 
अत्रत्य 
कृत्र, सवत्र 
सवथा 
जानुृदघ्न 
आदइवलायन 
वात्सय्यायन 
मध्यम 
धीमत्‌ 
बलवत्‌ 
जलमय 
ऊरुमात्र 
सभ्यः 
गाग्य: 
मधर 
मांसल 
रजस्वला 
यशस्विन्‌ 
पथिक 
सौन्दये, नंपुण्य 
चिकीर्षा 
श्ह्‌ 


अ० 

जैक ० 

जल ० स० 
अव्य०७ स0० 
आ० 
उदा० 
उप० स० 
उभे० 
कम० स० 
तृ० सं» 
प्‌० त० 
दे ० 

8० सा० 
द्वि० कृ० 
द्विी०ण स० 
द्वि० त० 
प० पे० 
सत० स० 
तुल० 

ना० वा० 
र+4 ० 
समभ० 

तु० 

प्रेर० 

ज्यो 0 

उ० जअ० 
ए० ब० 
सा० वि० 


वि० 
बी० ग० 
क्रि० वि० 
वतं० 
भूत० 
श।० सण० 
तू० ब० 
नं० त० 
प्‌० 

नपु ० 
स्त्री० 
सका ० 
पृषो ० 


अव्यय 
अकमंक 
अलक समास 
अव्ययीभाव समास 
आत्मने पद 
उदाहरणत: 
उपपद समास 
उभगयपदी 
कम धारय समास 
तत्पुरुष. समास 
तृतीया तत्पुरुष समास 
देखो 
दन्द्र समास 
द्विकमंक 
द्विग समास 
द्वितीया तत्पुरष समास 
पष्ठी तत्पुरुष समास 
नञझ् समास 
तुलनात्मक 
नामधात 
सम्प्रदान कारक 
समस्त पद 
तुलना करो 
प्रे रणार्थक 
ज्योतिष 
उत्तमावस्था 
एक वचन है 
सावंनामिक (निदंशक) 
विशेषण 
विशंषण 
बीजगणित 
किया विशेषण 
वत॑मानकाल 
भूत काल 
प्रादि समास 
नञ्य बहुत्रीहि समास 
नञ्य तत्पुरुष समास 
पुल्लिग 
नपुंसक लिग 
स्त्री लिंग 
सकमक 
पषोदरादित्वात्‌ 


संकेत सच 


प्र० 

ज्या० 

कम ० वा० 
कत्‌ ० वा० 
ब० व॒० 
मस० अ0० 
अज०09 ््‌ 9 
स० पु 0 
उ० पृ 0 
ब० स0० 


परस्मेपद 
ज्यामिति 

कम वाच्य 

कत्‌ वाच्य 

बहु वचन 
मध्यमावस्था 
अन्यपुरुष 

मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 

नह त्रीहि समास 
भविष्यत्काल 
इच्छाथक, सन्नन्त 
भूतकालिकः कमंणि 
कृदन्त (क्त) 
सभाव्य कृदन्‍्त (तब्यत ) 
वतंमानकालिक कृदन्त 
(शत्रन्त या शानजन्त ) 
विपरीतार्थक 
करणकारक 

कतृ कारक 
कमंकारक 
आलंकारिक 
वातिक 

वंदिक 

नाना पाठान्तर 
संबोधन 
यहझलडन्त 

संबंध 

तदेव 

शब्दशः 
अधिकरण कारक 
उपसरगे 
भ्वादिगण 
अदादिगण 
ज॒होत्यादिगण 
स्वादिगण 
दिवादिगण 
तुदादिगण 
क्रयादिगण 
चरादिगण 
रुधादिगण 
तनादिगण 


अ0०0 3० 
अ० श० 
अ० सं० 
अथवं० 
अनघ ० 
अन्त ० 
अमर ० 
अमर ० 
अवि० 
आनन्द ० 
आर्या० 
आरशव ० 
ईश ० 
उ06 दू० 
उ० स० 
उणादि ० 
उत्त० 
ऋक० 
एकाथ ० 
एत० उ० 
एत० ब्रा० 
कद ० 
कथा ० 
कनक ० 
कृपूर० 
क्‌लि 


कवि ० 
का ० 
कात्या ० 
काम ० 
काव्य ० 
काब्या ० 
काशि० 
कि० 
कीति ० 
कुमा० 
कुच ० 
क्ष्ण ० 
केन ० 
कौ० अ० 
कोश ० 


संकेताक्षर--सच्ति 


अग्नि पुराण 
अन्यापदेश शतक 
अगस्त्य संहिता 
अथव वेद 
अनघराघव 
अन्नपूर्णाष्टक 
अमरकोकश 
अमरुशतक 
अविमारक 
आनन्द लहरी 
आर्या सप्तशती 
आश्वलायनसत्र 
ईशोपनिषद 
उद्धव दूत 

उद्धव संदेश 
उणादि सूत्र 
उत्तर रामचरित 
ऋग्वेद 
एकाथनाममाला 
एतरेय उपनिषद 
एतरेय ब्राह्मण 
कठोपनिषद 
कथास रित्सागर 
कनकघारास्तव 
कपूर मंजरीः 
कलिविडंबन 

नीलकंठ दीक्षित कृत 
कविरहस्था 
कादम्बरी 
कात्यायनत 
कामन्दकी नीति 
काव्य प्रकाश 
काव्यादर्श 
काशिकाव त्ति 
किरातार्जनीय 
कीतिकौमदी 
कुमार संभव 
कुवलयानन्द 
'क्ृष्णकर्णामत 
केनोपनिषद्‌ 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
कीशकल्पतरु 


कीशि ० 
कौषी ० 
ग्ररू० छ० 
घोषाल० 


चुण्ड 0 
गण ० 


चन्द्रो ० 
चसाण ० 
चात ० 
चोल 0 
भोर० 
ट्ठु 0 
छा0० 
जानकी ० 
जे० 
ज० नया ० 
ज्यो० 
त० कौ० 
तारा० 
तें० आ० 
त० उ० 
त्रिका ० 
त० सं० 
तं० वा० 
दाय० 
्् रत 
२ 
दे० म० 
नवस्त्न॑ ० 
ना० भा० 
नागा ० 
भाता ० 
सीभ० 
नारा० 
निध० 
नी ० 
नीति० 
नील० 
नें ष० 
पृंच० 


कोशिकसूत्र 
कौषीतकी उपनिषद्‌ 
गंगा लहरी 
(>)08$3 8 99४८7 
07 7९ 2८४८॥॥१८ 
चण्ड कौशिक 
गण रत्नमहोदधि--वधमान 
कृत 
चन्द्रालोक 
चाणक्य शतक 
चातकाष्टक 
चोल चम्पू 
सौरपंचाशिका 
छन्दोमंजरोी 
छान्दोग्योपनिषद 
जानकीहरण 
जमिनी सूत्र 
जे मिनीय न्‍्यायमाला विस्तर 
ज्योतिष 
तर्क कौम॒ दी 
तारानाथ वा चस्पत्यम 
तत्तिरीय आरण्यक 
तत्तिरीय उपनिषद 
त्रिकांड शंष 
तत्तिरीय संहिता 
तंत्रवातिक 
दायभाग 
दुर्गासप्तशती 
दूतवाक्यम्‌ 
देवी महात्म्य 
नवरत्नमाला 
नारायण भाष्य 
नागाननन्‍्द 
नानाथ मज्जरी 
नारायण भट्ट 
नाराषणीय 
निघण्ट 
नीतिसार 
नीति प्रदीप 
नीलकण्ठ 
नंषध 
प्‌ंचतन्त्र 


पा० यो० 
पुष्प ० 
नंताप० 
प्रति० 
प्रबोध ० 
प्रस० 
बं० शि० 
बाल० 
बाल० रा० 
ज्‌्‌० 

ब०0 चू० 


बृ० उ० (बृहदा०) 


ब० का० 


ब्‌० सं० 
ही, 30० 
भव० 
भटटि० 
भत्‌ ० 


भा 
भा० प्र० 
भाग० 
भामि० 
भाषा ० 
भोज ० 
मभ० ना० 
स०9 पु० 
मनु० 
मभा० (महाभा०) 
महा ० 
महावीर० 
समा० 
मान ० 
मार्क 
माल ० 
मालवि० 
मी० सू० 
मुंड० 
मूख० 
मुग्घ० 
मंघ० 


पञ्चदशी 

परऊूचरात्रम्‌ 

पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पातंजल योगशास्त्र 
पृष्पदन्त 

प्रतापरुद्री य 

प्रतिमा 

प्रबोधचन्द्रोदय 

प्रसन्नराधव 

बंगाल शिलालेख 
बालचरित 

बालरामायण 

बुद्ध साहित्य (बुद्धिस्ट लेख) 
ब॒ुद्धचरितम्‌ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बहतू कथा 

ब्‌ हत्संहिता---वराहमि हिर- 


क़्त 
भविष्योत्तर पुराण 
भगवद्गीता 
भट्ठिकाव्य 
भत्‌ हरिशतकत्रयम्‌ 
१. श्रृंगार, २. नीति 
३. वराग्य 
भारत मज्जरोी 
भावप्रकाश 
भागवत 
भामिनी विलास 
भाषा परिच्छेद 
भोज चरित 
महानारायण उपनिषद्‌ 
मत्स्य पुराण 


महाभाष्य 
महाभारत 
महावीर चरित 
मातंगलीला 
मानसार 
मार्कण्डय पुराण 
मालतीमाधव 
मालविकाग्निमित्र 
मीमांसा सत्र 
मुंडकोपनिषद 
मुखपञ्चशती 
मुग्धबोध 


मंघदूत 


5 


मूछ० 
याज्ञ ० 
याद ० 
योग ० 
रत्ना० 
रघ्‌ ० 
रस० 
रसम ० 
राण 
रति० 
राज ० 
राजत ० 
राम ० 
ललित 0 
बन ० 
वराह ० 
वाज ० 
बा० प० 
वास ० 
वि० 

वि 0 रु 0 
विक्रम ० 
विश्व ० 
वे० दे० 
वे० सा० 
वेणी ० 
वेदपा ० 
वज० 
रा० 
शंकर ० 
श० चि० 
शत० 


शत इलो० 


शा ० 
शब्द ० 
राभा० 
शालि० 
शि० 

शि 8 हे ए 
शि० म० 
शिव ० 


शिवानन्द ० 


शिशु ० 
शुक्र० 
शु० 
शुगार ० 


म॒च्छकटिक 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
यादवाम्युदय 
योगसत्र 

रत्नावली 

रघृवंश 

रसगगाधर 
रसमजरी 
रामायण 
रतिमंजरी 
राजप्रशस्ति 
राजतरंगिणी 
'रामचरितम 
ललित सहस्रनाम- 
वनस्पतिशास्त्र 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता 
वाजसनेयि संहिता 


. वाकपदीय 


वासवदत्ता 
विक्रमोवेशीयम॒ 
विष्णु पुराण 
विक्रमांकदेवचरित 
विश्व गणादर्श चम्प 
वेदान्त देशिका 
वेदान्त सार 
वेणीसंहार 
वेदपादस्तव 

वे जयन्ती 
शकुन्तला नाटक 
शंकर दिग्विजय 
शब्दार्थ चिन्तामणि 
दशतपथ ब्राह्मण 
शत हलोकी 
शाद्भंधर 
शब्दकल्पद्रम 
शारोर भाष्य 
शालिहोत्र 
शिशुपालवध 
शिवपुराण 
शिवमहिम्न स्तोत्र 
शिव भारत 
शिवानन्द लहरी 
शिशपालवध 
शक्रनीति 
शल्बसूत्र 

शुगार तिलक 


श्याम ० 
नित 
इ्वेत० (श्वेता० ) 
सर० कं० 
सुधा ० 
स्वप्न० 
सब ० 
सा० द० 
सां० का० 
सा० शब्र० 
सि० 

सि० 7० 
सां० सू० 
सि० सं० 


इ्यामलादण्डक 
श्रतबोध 
र्वेताशवतरोपनिषद 
सरस्वती कण्ठाभरण 
सुधालहरोी 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
सवंदशन संग्रह 
साहित्य दपण 
सांख्य कारिका 
सांख्यप्रवचतन भाष्य 
सिद्धान्त कौमुदी 
सिद्धान्त म्‌ क्‍्तावली 
सांख्य सूत्र 
सिद्धान्तलेश संग्रह 


[6 


सु० (सुश्रु०) 


सु भा० 
सुवासव० 
सुभाषित ० 
स्तृ 0 सि 0 
सौ० 

हंस० 
हनु० 
हर० 
हरि० 
ह्ला 0 
हष० 

हि० 

हेम ० 


लत 

सुभाषित रत्नाकर 
सुबन्धु को वासवदत्ता 
सुभाषितरत्नभाण्डागार 
सूय सिद्धान्त 
सोन्दय लहरी 
हँसद्त 

हनुमन्नाटक 

हरविजय 
हरिवंशपुराण 
हलायध 

हषचरित 

हितोपदेश 

हेम चन्द्र 


आप्टे 
संस्कृत-हिन्दी-कोश 


ञ 


अ नागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर । 
अः [ अव्‌+ड | ! विष्णु, पवित्र ओम” को प्रकट करने 


वाली तीन (अ-|-उ--म्‌ ) ध्वरनियों में से पहली ध्वनि 
--अका रो विष्णुरुद्िष्ठ उकारस्तु महेश्वरः। मकारस्तु 
स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मक: ॥ 2 शिव, ब्रह्मा, वायु, 
या वश्वानर । 


(अव्य ०) ! लैटिन के इन (70 ) अंग्रेजी के इन ( 0 ) 


या अन ( घ० ) तथा यनानी के अ (8 ) या ( पघ० ) 
के समान नकारात्मक अथ देने वाला उपसग जो कि 
निषेधात्मकक अव्यय नञ्य के स्थान पर संज्ञाओं, 
विशेषणों एवं अव्ययों के (क्रियाओं के भी ) पूषे लगाया 
जाता हे । यह अ' ही अऋणिन्‌ शब्द को छोड़कर 
शेष स्वरादि छाब्दों से पूर्व अन्‌' बन जाता हूँ । 

न के सामान्यतया छ: अर्थ गिनाये गये हें :--- 
(क) सादृइ्य--समानता या सरूपता यथा “अब्राह्मण 
ब्राह्मण के समान (जनेऊ आदि पहने हुए) परन्तु 
ब्राह्मण न होकर, क्षत्रिय वश्य आदि। (ख) अभाव -- 
अनपस्थिति, निषेध, अभाव, अविद्यमानता यथा “भज्ञा- 
नम ज्ञान का न होना, इसी प्रकार, अक्रोध:, अनंगः, 
अकंटक:ः, अघट: आदि 4 (ग) भिन्‍नता८-अन्तर 
या भेद यथा अपटः:” कपड़ा नहीं, कपड़े से भिन्न या 
अन्य कोई वस्तु । (घ) अल्पता"--लघ॒ता, न्यूनता 
अल्पाथवाची अव्यय के रूप में प्रयक्त होता हे-यथा 
अनदरा' पतली कमर वाली (कृशोदरी या तनम- 
ध्यमा) । ( च) अप्राक्षस्त्य--बुराई, अयोग्यता तथा 
लघकरण का अथ प्रकट करना--यथा “अकाल: गलत 
या अनुपयुक्त समय; “अकार्यम्‌ न करने योग्य, अनु- 
चित, अयोग्य या बुरा काम। (छ) बिरोध-- 
विरोधी प्रतिक्रिया, वपरीत्य यथा 'अनीतिः नीति- 
विरुद्धता, अनतिकता, 'असित' जो श्वेत न हो, काला 
उपयकत छ: अथ निम्नांकित इलोक में एकत्र संकलित 
हैं-- तत्सादश्यमभावदच तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्य॑ 
विरोधश्च नव्मर्था: षट प्रकीतिता:॥ दे० न भी । 

कृदन्त शब्दों के साथ इसका अर्थ सामान्यतः: 
“नहीं होता है यथा 'अदग्ध्वा' न जलाकर, 'अपब्यन्‌ 
न देखते हुए । इसी प्रकार असक्ृत'” एक बार नहीं । 

कभी-कभी अ' उत्तरपद के अर्थ को प्रभावित 
नहीं करता यथा 'अमल्य, अनुत्तम', यथास्थान । 


अऋषणिन ( 


2 विस्मयादि द्योतक अव्यय--यथा (क) “अ अव- 
दम यहाँ दया ( आह, अरे ) (ख) “अ पचसि त्वं 
जालम' यहाँ भत्संना, निंदा (धिक, छिः) अर्थ को 
प्रकट करता हँ। दे० अकरणि' 'अजीवनि' भी। 
(ग) संबोधन में भी प्रयुक्त होता हैं यथा 'अ अनन्त 
(घ) इसका प्रयोग निषेधात्मक अव्यय के रूप में भी 
होता हैं । 3 भतकाल के लकारों (लक, लडः और 
) की रूपरचना के समय धातु के पूर्व आगम 
के रूप में जोड़ा जाता हैं यथा अगच्छत, अगमत, 
अगभिष्यत्‌ मे । 
) | नास्ति ऋण यस्य न० ब० ] (यहाँ 
'ऋ'”' को व्यंजन ध्वनि माना गया) जो कजंदार न 
हो, ऋणमुक्त ('अनुणिन्‌' दब्द भी इसी अथंम 
प्रयक्‍त होता हे ।) 


अंश (चुरा० उभ० अशंयति-ते) बांदना, वितरण करना, 


आपस में हिस्सा बांटना, 'अंशापयति' भी इसी अर्थ 
में प्रयकत होता हैं। बि---] बांटदना 2 धोखा 
देना । 


अदः | अंश -+अच्‌ ] 4 हिस्सा, भाग, टकड़ा; सक्ृदंशों 


निपतति--मनु ० ९।४७ रघु० ८।१६;-अंशेन दर्शितान- 
कलता -का ० १५९ अंशत:; < संपत्ति में हिस्सा 
दाय --स्वतोंशत:-मनु० ८।४०८, ९॥२०१; याज्ञ० 
२।११५; 3 भिन्न की संख्या, कभी-कभी भिन्न के लिए 
भो प्रयक्‍त 4 अक्षांश या रेखांश की कोटि ५ कंघा 
(सामान्यतः “कंधे के अथ में, “अंस' का प्रयोग होता 
हं-दे०) । सम०--अंशः अंशावतार, हिस्से का 
हिस्सा; --अंशि (क्रि० वि०) हिस्सेदार; --अवतरणम 
-अवतार:--पथ्वी पर देवताओं के अंश को लेकर 
जन्म लेना, आंशिक अवतार, तार इव धर्मस्य --दश ० 
१५३; महाभारत के आदिपवे के ६४-६७ तक 
अध्याय ; --भाजू,-हर,--हारिन (वि०) उत्तरा 
धिकारी, सहदायभागी -पिण्डदोंशहरब्चेषां पूर्वाभावे 
प्र: पर:--याज्ञ ० २१३२-१३३--सवर्णनम--भिन्नों 
को एक समान हर में लाना; --स्वरः: मख्य स्वर 
मलस्वर । 


अंशकः [ अंश--ण्व॒ल, स्त्रियां--अंशिका ] 4 हिस्सेदार 


सहदायभागी, संबंधी 2 हिस्सा, खण्ड, भाग,--कम 
सौर दिवस । 


अंशनम [ अंशू-|-ल्यूट्‌ ] बांटने की क्रिया । 


( 


अंशयित (पुं०) [ अंश--णिच्‌+तृच्‌ ] विभाजक, 
बांटने वाला । 

अंदल (धि०) [ अंश लाति--ला-क ] साझीदार, 
हिस्सा पाने का अधिकारी । 2--अंसल दे० 

अंशिन (वि०) (अंश + कं, 4 हिस्सेदा र, सहदायभागी, 
-(पुनविभागकरण ) सर्वे वा स्युः समांशिन:,--याज्ञ ० 
२। ११४, 2 भागों वाला, साझीदार । 

अंश: [ अंश-- कु ] । किरण;प्रकाशकिरण, चंड”, धर्म” 
गरम किरणों वाला, सूर्य,-सूर्याशुभिभिन्नमिवारधिन्दम्‌ 
--कु० १।३२, चमक, दमक 2 बिन्दु या किनारा 3 
एक छोटा या सूक्ष्म कण 4 धागे का छो र5 पोशाक, 
सजावट, पश्सखान 6 गति। सम०--उदकम्‌ ओस का 
पानी,--जालम्‌ रश्सिपुंज या प्रभामण्डल, -- धर:, 
-पतिः,-भत्‌,-बाण:,--भत--स्वामिन---हस्त:---सू ये 
(किरणों को घारण करने वाला या उनका स्वामी ), 
--पदटम एक प्रकार का रेशमी कपड़ा,-माला 
प्रकाश की माला, प्रभामण्डल, --मालिन्‌ (पुं०) सूर्य । 

अंशुकम्‌ [ अंशु+क-अंशव: सूत्राणि विषया यस्य ]7 
कपड़ा, सामान्यतः पोशाक | सितांशुका-विक्रम ० ३१२ 


ययत्रांशकाक्षेपविलज्जितानाम्‌ू-कु० १।१४, श० १३२; 


2 महीन या सफ़ेद कपड़ा--मेघ० ६४, प्रायः रेशमी 


रे 


कपडा या मलमल । 3 ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, 


लबादा, अघोवस्त्र भी, 4 पत्ता 5 प्रकाश की मंद लो | 

अंशमत्‌ (वि०) [अंशु+मतुप्‌] | प्रभायुक्त, चमकदार, 
-ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ू--भग ० १०।२१ 2 नोकदारा 
--मान (पुं०) । सूर्य, -बालखिल्येरिवांशुमान्‌--रघु० 
१५।१०: 2 सगर का पौत्र, दिलीप का पिता और 
असमंजस का पृत्र | 

अंजश्मत्फला-केले का पौधा । 

अंशल (थि०) [अंशु प्रभां प्रतिभां वा लाति-ला+क] 
चमकदार, प्रभायक्त--लः चाणक्य म॒नि । 

अंस (चु० पर० अंसयति-अंसापयति) दे० अंश । 

अंस: [अंस-+-अच ] भाग, खंड दे०अंश, 2 कंधा, अंसफलक, 
कंधे को हड्डी । सम० --कट: बैल या साँड का डिल्ल 
अथवा कुब्ब, कंधों के बीच का उभार,--बअ्रम्‌ कंधों 
की रक्षा के लिए कवच 2 घन॒ुष,-- फलक: रीढ़ का 
ऊपरी भाग --भार: कंधे पर रखा गया भार या जुआ,-- 
भारिक,--भारित्‌ ( वि० ) ( अंसे ) कंधे पर जुआ 
या भार ढोने वाला--बविवतिन ( वि० ) कंघों की 


ओर मुड़ा हुआ,-- मृखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याट--श० 


३।२४ | 

अंसल (वि०) [अंस--लरच्‌ | बलवान, हृष्टपृष्ट, बक्तिशाली 
मज़बूत कंषों वाला,--युवा युगव्यायतबाहुरंसल: -- 
रघु० ३२।३४ । 

अंह्‌ (भ्वा० आ० अंहते, अंहितूं, अंहित) जाना, समीप 


) 


जाना, प्रयाण करना, आरम्भ करना, प्रेर० 4 भेजना 
2 चमकना 3 बोलना । 

अंहति:--ती (स्त्री०) [हन्‌+अति-अंहादेशइच] 4 भेंट, 
उपहार 2 व्याकुछता, कष्ट, चिता, दुःख, बीमारी 
( वेद ० ) । 

अंहस्‌ (नपु ०)-(अंह:-हसी आदि) [अम्‌+-असुन्‌ हुक च] 
। पाप-सहसा संहतिमंहसां विहन्तु...अलूम्‌--कि ० 
५।१७ 2 व्याकुलता, कष्ट, चिन्ता । 

अंहिति:--ती (स्त्री०) [अंह_-+क्तिन्‌ ग्रह्मदित्वात इट ] 
उपहार, दान । 

अंहि: (अंह +त्रिन्‌-अंहति गच्छत्यनेन) पैर 2 पेड़ की 
जड़ तु० अंध्रि, 3 चार को संख्या । सम०--प: जड़ 
(पैर) से पीने वाला, वक्ष,--स्कन्घः पैर के तरूवे का 
ऊपरी हिस्सा । 

अक्‌ (म्वा० पर० अकति, अकित ) जाना, सांप की तरह 
टेढ़ा-मेढ़ा चलना । 

अकम [न कम्‌-सुखम्‌ | सुख का अभाव, पीडा, विपत्ति, पाप । 

अकच (वि०) [न. ब.] गंजा--च: केतु (अवपततनशील 
शिरोबिदु ) । 

अकनिष्ठ (वि०) [न कनिष्ठ:-न० त०] जो सबसे छोटा न 
हो (जैसे सबसे बड़ा, मंझला) बड़ा, श्रेष्ठ --ष्ठ: गौतम 
बुद्ध । 

अकन्या [ न. त. ] जो कुमारी न हो, जो अब कुमारी न 
रही हो । . 

अकर (वि०) (न. ब.) | लूला, अपाहिज 2 कर या चुंगी 
से मुक्त 3 अक्रिय, निकम्मा, अकमण्य | 

अकरणम [ क भावे ल्यूट्‌ न. त. | अक्रिया, कार्य का अभाव 
अकरणात्‌ मन्दकरणं श्रेय:--तु० अंग्रेजी की कहावतें 
'सम थिंग इज बेटर देन नथिग--( $ठगा८४शांगए 8 
०८४८८ ४%7 7007772 ; ) बैंटर लेट देन नंवर, 
( उा6८ए 6८ [747 7८८० ) न होने से कुछ होना 
भला हैं ; कभी न होने से देर में होना अच्छा है । 

अकरणि: (स्त्री०)) [ नञ +क+अभि: | असफलता, 
निराशा, अप्राप्ति, अधिकांशत: कोसने या शाप देने में 
प्रयकत, -तस्याकरणिरेवास्तु--सिद्धा० भगवान्‌ करे 
उसकी आशा प्री न हो, उसे असफलता मिले । 

अकर्ण (वि०) [ न. ब. | | जिसके कान न हों, बहरा 2 
कर्ण रहित --णें: साँप । 

अकतेन (वि०) [ नञज्य +क्त्‌-+ल्‍ल्युट्‌ न. ब. ] ठिगना । 

अकमेन्‌ (वि०) (न. ब.) ! निष्क्रिय, आलसी, निकम्मा 2 
दुष्ट, पतित 3 (व्या०) अकर्मक --मे ( नपुं०) ! कार्य 
का अभाव 2 अनुचित कार्य, दोष, पाप | सम०---अन्वित 
(वि०) | जिसके पास काम न हो, खाली, निठलला 2 
अपराधी, --कछ्ृत्‌ (बि० ) कर्म से मुक्त या अनुचित कार्य 
करनेवाला;-भोग: कर्मफल भोगने से मक्ति का अनुभव । 


( 


अकमक (वि०) [ नास्ति कम यस्य, ब० कप | वह क्रिया 
जिसका कम न हो (स्त्री०--अकभसिका ) 

अकल ( वि० ) [ नास्ति कला अवयबो यस्य, न० ब०] अखंड 
भागरहित, परब्रह्म की उपाधि । 

अकल्क (वि०) [न० ब०]१ तलछट रहित, श॒द्ध 2 निष्पाप 
(स्त्री ०--अकल्का ) चॉदनी, चन्द्रमा का प्रकाश । 

अकल्प (वि०) [ न० ब० | ! अनियंत्रित, जिस पर कोई 
नियंत्रण न हो, 2 दुर्बंह, अयोग्य 3 अतुलनीय । 

अकस्मात (अव्य०) | न कस्मात्‌ू--न० त० | अचानक, 
एकाएक, सहसा आकस्मिक रूप से --अकस्मादागंतुना 
सह विश्वासों न यकक्‍त:-हि० १।२; अकारण, बिना 
किसी कारण के, व्यर्थ ही--नाकस्मात शांडिली- 
माता विक्रीणाति तिलेस्तिलानू--पं० २।६५-कथ॑ त्वां 
त्यजेदकस्मात्पति रायवत्त:---रघ्‌० १४। ५५, ७३ । 


अकाण्ड (वि०) [ न० ब० ] 4 आकस्मिक, अप्रत्याशित 
-सहसा पुनरकांडविवरतेनदारुण:---उत्तर ० ४॥ १५, मा ० 
५।३१, 2 जिसमें तना या डाली न हो। सम०-- 
>-जात (वि०) सहसा उत्पन्न या उत्पादित; -ताण्ड- 
बम क्रोध पांडित्यादि का अप्रासंगिक प्रदर्शत -पात: 
अकंस्मिक घटना--पातजात (वि०) जन्‍म होते ही 
मर जाने वाला,--शूलम्‌ अचानक गुर्दे का द्द। 

अकांडे (क्रि० वि०) अप्रत्याशित रूप से, एकाएक, सहसा, 
-दर्भाकुरेण चरण: क्षत इत्यकांडे तन्वीसरि थता कतिचि- 
देव पदानि गत्वा--श० २॥१२। 

अकाम (वि०) [ न०ब० ] इच्छा, राग, या प्रेम से मुक्त 
2 अनिच्छक, अनभिलाषी, 3 प्रेम से अप्रभावित, प्रेम 
की अधीनता से मुक्त, शं० १।२३ 4 अचेतन,अनभिप्रेत । 

अकामतः (क्रि० वि०) [ अकाम-तसिल | अनिच्छापूर्वक 
बेमन से, बिना इरादे के, अनजानपने में --इतरे 
कृतवंतस्तु पापान्येतान्यकामत:--मनु ० ९।२४२ । 

अकाय (वि०) [न० ब० | । शरीररहित, अशरीरी 2 
राहु की एक उपाधि 3 परब्रह्म की उपाधि । 

अकारण (वि०) [न० ब० ] कारणरहित, निराघार, स्वतः- 
स्फ्ते,--णम्र कारण प्रयोजन या आधार का अभाव--- 
किमकारणमेव दर्शेनं विलपन्त्ये रतये न दीयते--कु० 
४७ अकारणम्‌, अकारणात, अकारणे-(कृ० वि०) 
बिना कारण के, संयोगवश, व्यर्थ । 

अकाय (वि०) [ न० ब० | अनपयुक्त--येंम अन॒चित या 
बुरा काम, अपराधपूर्ण कार्य । सम०--कारिन्‌ 
बुरा काम करने वाला, जो बुरा काम करे, कत्तंब्य 
विमुख । 

अकाल (वि०) [न० ब०] असामयिक, प्राककालिक--ल: 
गलत समय, अशुभ या कुसमय, (किसी बात के लिए ) 
अनुपयक्त समय--अत्यारूढो हि. नारीणामकालकज्ञो 


मनोभव:--रघु० १२।३३। सम०--कुसुमस्‌ --पुष्पम्‌ 


) 


असमय पर खिलने वाला फल,--कष्माण्ड: बिना ऋतु 
के उपजा हुआ कुम्हड़ा (आलं०) व्यथ जन्म,--ज, 
--उत्पन्न,--जात (वि०) बिना ऋतु के उपजा हुआ, 
प्रावकालिक; --जलूदोदय:,-- सेंघोदय: । असमय में 
बादलों का उठना या इकट्ठा होना; 2 कुहरा, धुंध, 
>-वैला ऋतु के विपरीत या अनुपयुक्त समय,--सह 
(वि०) | समय की हानि या देरी को .सहन न करने 
वाला, अधीर, 2 गढ़ की भांति दृढ़ता के साथ अधिक 
समय तक न टिकने वाला । 

अकिचन (वि०) [ नास्ति किचन यस्थ न० ब० | जिसके 
पास कुछ भी न हो, बिल्कुल गरीब, नितांत निर्धन- 
अकिचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदाम--कु० ५॥७७ । 

अकिचिज्ज् (वि०) [ अकिचित्‌--ज्ञा+-क | कुछ न जानने 
वाला, निपट अज्ञानी; भत० २।८ । 

अकिचित्कर (वि०) [ उप० स० ] 4 अर्थहीन,--परतंत्र- 
मिदमकिड्चित्करं च--वेणी ० रे | 2 भोला, सीघा । 

अकुण्ठ (वि०) [ न० त० | ] जो ठेंठा न हो, जिसकी 
गति अबाध हो--आशस्त्रग्रहणादकुंठपरशो:--वेणी ० 
२।२; 2 प्रबल, काम करने योग्य 3 स्थिर 4 अत्यधिक । 

अकुत: (क्रि० वि० ) कहीं से नहीं (इसका प्रयोग केवल 
समस्तपदों में होता हैं) । सम०--चल: शिव का 
नाम,--भय (वि०) सुरक्षित, जिसे कहीं से भी भय 
न हो--मादशानामपि अकुतोभयः संचारों जात:-- 
उत्त० २,यानि त्रीण्यकुतो भयानि च पदान्यासन्ख रायोधने 
(पाठान्तर) अपराह्मखाणि -उत्त ० ५१३५ । 

अकृप्यम (न०) [ न० त० ] बिना खोठ की धातु, सोना 
चाँदी, 2 कोई भी खोट को घातु। 

अकुशल (वि०) [ न० त० | अशुभ, दुर्भाग्यग्रस्त, 2 जो 
चतुर या होशियार न हो,--लम्‌ अमंगल, दुभग्य । 

अक्पार: [ नञझा_+कप-+-ऋ--अण्‌ | समुद्र 2 सूर्य 3 
कछआ 4 कछुओं का राजा जिस पर पृथ्वी का भार 
है & पत्थर या चट्टान । 

अकृच्छ (वि०) [ न० ब० | कठिनाई से मुक्त,--च्छुम्‌ 
कठिनाई का अभाव, सरलता, सुविधा | . 

अकृत (वि०) [ नञआ+कृ+क्त ]| जो किया न गया 
हो, 2 गलत या भिन्न तरीके से किया गया 3 अधघ्रा, 
जो तैयार न हो (जैसे रसोई), 4 अनिमित 5 जिसने 
कोई काम न किया हो 6 अपक्व, कच्चा; >ज्ता जो 
बेटी होने पर भी बेटी न मानी जाकर पुत्रों के समकक्ष 
समझी जाय; -तं(नपुं०) कार्य जो किया न गया हो, 
काम का न किया जाना, जो काम कभी सुना न गया 
हो । सम०--अर्थ (वि०) असफल,--अस्त्र (वि०) 
जिसे हथियार चलाने का अभ्यास न हो,--आत्मन 
(वि०)  अज्ञानी, मूर्ख, असंतुलित मस्तिष्क का 2 
परब्रह्म या ब्रह्मा के स्वरूप से भिन्न,--उद्घाह (वि०) 


| 


अविवाहित,---एनस्‌ (वि०) अनपराधी,--ज्ञ (वि० ) 
कृतघ्न--धी,--बुद्धि (वि०) अज्ञानी । 

अक्ृृष्ट (वि०) [नज्य-+कष्‌--क्त ] जो जोता न गया हो । 
सम ०--पच्य,--रोहिनू (वि०) बिना जुते खेत में 
बढ़ने वाला या पकने वाला, बहुतायत से बढ़ने वाला 
--अक्ृृष्टपच्या इव सस्यसंपद:---कि० ११७, रघु० 
१४।७७ । 

अक्का (स्त्री०) [ अक्‌ू-कन्‌-+-ठाप्‌ ] माता, माँ । 

अक्त (वि०) [ अक्‌--कत ] सना हुआ, अभिषिक्त, (इसका 
प्रयोग सामान्यतः समस्त पदों में होता है जेसे 'घृताक्त ) 
-कक्‍्ता रात । 

अवत्तम्‌ [ अज्च्‌-+क्ट्ा | कवच ( वमन्‌ )। 

अक्रम (वि०) [नास्ति क्रमो यस्य---न० ब०]| अव्यवस्थित 
>-मः | न क्रम:--न० त० |॥ क्रमया व्यवस्था का 
अभाव, गड़बड़ी, अनियमितता 2 औचित्य का उल्लंघन । 

अक्िय (वि०) [नास्ति क्रिया यस्य--न० ब०| क्रिया शून्य, 
सुस्त--या [ न० त०] क्रियाशून्यता, कर्तव्य की उपेक्षा । 

अक्कर (वि०) [ न० त० ] जो निर्देय न हो.--रः एक 
यादव जो कृष्ण का मित्र और चाचा था । 

अक्रोध (वि०) [नास्ति क्रोधो यस्य--न० ब०] क्रोध रहित 
+-थः [न०त० ] क्रोध का अभाव या उसका दमन । 

अक्लिष्ट (वि०) [ नञझा+क्लिश-+क्त | | न थका हुआ, 
क्लेश रहित, अनथक 2. जो बिगड़ा न हो, अविकल 
दरा० ५।१९। 

अक्ष्‌ [ म्वा० स्वा० पर० अक० सेट्‌ | (अक्षति-अद्षंणोति, 
अक्षित) 4 पहुँचना, 2 व्याप्त होना, पैठना 3 संचित होना । 

अक्ष: [ अक्ष+अच्‌-अशू--सः वा ]  घुरी, धुरा 2 गाड़ी 
के बीच में लगा लकड़ी का वह भाग जिसमें लोहे 
या लकड़ी की वह छड़ फंसाई हुई होती हूँ जिस 
पर पहिया चलता है 3 गाड़ी, छकड़ा, पहिया 4 तराजू 
की डंडी 5 भौमिक अक्षांश 6 चोसर, चौसर का पासा 
7 रुद्राक्ष 8 कर्ष नामक १६ माशे की एक तोल 9 बहेड़े 
(विभीतक ) का पौधा 40 साँप 4 गरुड़ 42 आत्मा 
3 ज्ञान 44 कानूनी कार्य विधि, मुकदमा 45 जन्मांध; 
--क्षं । इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय 2 सामुद्रिक लवण 3 
नीला थोथा । सम०---अग्रकील (-लक:ः ) घुरे को कील 
--आवपने चौसर का तख्ता,--आवापः जुआरी 
--फर्ण: सम त्रिकोण में सामने की रेखा, 
--कुशल (वि०)--शॉंड (वि०) जुआ खेलने में 
निपुण,--कूटः आंख की पुतली कोबिंद (वि०) 
--ज्ञ (वि०) चौसर खेलने में कुशछ-ग्लहः जुआ 
खेलना, चौसर खेलना--जं  प्रत्यक्षज्ञान, संज्ञान, 2 
वज्र 3 हीरा-जः विष्णु; ---तत्त्यं --विद्या जुआ खेलने 
की कला या विद्या; -दर्शकः--दृश्‌ 4 न्यायाधीश 
2 जुए का अधीक्षक ; --बेविन्‌ जुआरी, जुएबाज़ ;-८ 


) 


झातं चौसर का खेल, जुआ; --धूत: जुएबाज, जुआरी ; 

--धूतिलः गाड़ी में जुता हुआ बेल या सांड--पटल 

4 न्यायालय 2 कानूनी दस्तावेजों के रखने का स्थान-- 

पाटक: कानन का पंडित, न्यायाधीश; --पातः पासा 

फेंकना; --पादः गौतम ऋषि, न्यायदर्शन के प्रवरतेक 
या उसके अनुयायी; --भागः--अंशः अक्षरेखा, 
अक्षांगश ।--भारः गाड़ीभर बोझ; --माला-सूत्र 
रुद्राक्षमाला, हार--क्ृतो$ क्षसृत्रप्रणणी तया करः--- 
कु० ५१११--राजः जुए का व्यसनी, पासों मे 
प्रधान, कलि नामक पासा; --वाटः जुआ-खाना, जुए 

. की मेज; --हृदयं जुए में पूर्ण दक्षता या निपुणता । 

अक्षणिक (वि०) [ न० त० | स्थिर, दृढ़, जो चंचल न 
हो, जो थोड़ी देर रहने वाला न हो, दृढ़तापूर्वक जमा 
हुआ; (ताक लगाने या टकटको के समान) । 

अक्षत (वि०) [ नजञा -क्षण-+क्त--न० त० |] (क) 
जिसे चोट न लगी हो-त्वमनंग: कथमक्षता रति:--- 
कु० ४॥९ (ख) जो टूटा न हो, सम्पूर्ण, अविभक्त--तः 
। शिव 2 कट-फटक कर धूप में सुखाए गए चावल। 
>-ताः (बहु०) अनट्टा अनाज, सब प्रकार के 
घामिक उत्सवों पर काम आने वाले पिछोड़े, कूटे तथा 
जल से धघोये हुये चावल--साक्षतपात्रहस्ता --रघु० 
२।२१ 3 जौ, यव--तं | धान्य, किसी भी प्रकार का 
अनाज 2 हिजड़ा (पं०भी ),--ता कुमारी, 
कन्या । सम०--योनिः (स्त्री०) वह कन्या जिसके 
साथ संभोग न किया गया हो--मनु० ९॥१७६ । 

अक्षम (वि०) [ न० त० ] अयोग्य, असमर्थ, असहिष्णु, 
अधीर, रघु० १३।१६-मा ! अधेय, ईर्ष्या, 2 क्रो, 
आवेश | 

अक्षय (वि०) [ न० ब० ] जिसका नाश न ही, अनश्वर, 
अचक ; -जिसाधनाशक्तिरिवार्थमक्षयम्‌--रघु० ४॥१३। 
सम०--त॒तीया (स्त्री) वैशाखमास के शुक्लपक्ष की 
तीज । 

अक्षय्य (वि) [ न० त० ] जो क्षय न हो सके, अविनाशी 
--तपःषड़भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि. नः--श० 
२।१३। क्‍ 

अक्षर (वि०) [ न० त० ]। अविनाशी, अनश्वर-- कु ० 


३॥५०, भग० १५१६ 2 स्थिर, दृढ़ +रुः 
शिव 2 विष्ण।॥ -“ -रं। (क) वणमाला को एक 


अक्ष र--अक्षराणामकारोउस्मि---भग० १०।३३ व्यक्षर 
आदि । (ख) कोई एक ध्वनि,--एकाक्षरं पर ब्रह्म -- 
मनु० २।८३ (ग) एक या अनेक वर्ण, समष्टिरूप से 
भाषा --प्रतिषेघाक्ष रविक्लवाभि रामम्‌--श ० ३।२५ 2 
दस्तावेज, लिखावट (बहुव), 3 अविनाशी आत्मा, 
ब्रह् 4 पानी 5 आकाश 6 परमानन्द, मोक्ष । सम०- 
--अर्थ दब्दों का अर्थ ;--चं (सु) चु;--चणः (नः ) 


( 


लिपिक, लेखक, नकलनवीस । इसी प्रकार जीवक: 
“जीवी, 'जीविकः पेशेवर लेखक। --च्युतकं॑ किसी 
अक्षर के लप्त होने के कारण दूसरा ही अ्थ निकलना। 
--छंदस (नपुं०) -वत्तं वर्णों की संख्या से बद्ध छंद 
या वृत्त -जननी -तूलिका सरकडा या कलम। 
--(वि) न्यास लिखना, वर्णक्रम 2 वर्णमाला 3 वेद 
--भूमिका तख्ती--रघु० १८।४६--मुखः विद्वान, 
विद्यार्थी। >-बजित (वि०) अशिक्षित, बिना 
पढ़ा-लिखा | --शिक्षा (स्त्री) गुह्य अक्षरों की विद्या । 
संस्थान वर्णविन्यास, लिखना, वर्णमाला । 
अक्षरक [ स्वार्थ कन ] स्वर, अक्षर । 


अक्षरद्: (क्रि० वि०) [| अक्षर--शस्‌ (वीप्साथं) ] एक एक 
अक्षर करके 2 शब्दश:, शब्द शब्द करके । 


+ 


अक्षवती (स्त्री०) [ अक्ष+मतुप्‌+डीपू ] खेल, पासे द्वारा 


खेल, जुए का खेल । 

अक्षांति: (स्त्री०) | न० त० ] असहिष्णुता, स्पर्धा, ईर्ष्या । 

अक्षार (वि०) [ न० ब० ] कृत्रिम लवणरहित ।>+रः 
प्राकृतिक लवण । 

अक्षि (नपुं०) [अब्नुते विषयान्‌ू--अश्‌+क्सि] (अक्षिणी, 
अक्षीणि, अक्ष्ण, अक्ष्: आदि) ॥ आँख 2, दो को 
संख्या । सम ०--कंप:ः झपकी-रघु ० १४६७ । -कठः 
--कटक:--गोलः --तारा आँख का डेला, आँख 
की पुतली ।--गत (वि०)  दृश्यमान, उपस्थित-- 
शि० ९।८१, 2 आँख में रड़कने वाला, आँख का काटा, 
घणित-- तो5हमस्य हास्यो जात:--दश ० १५९ ।-- 
पक्ष्मन,--लोमन्‌ (न०) पलक--पटले आंख को झिल्ली 
2 झिल्ली से संबद्ध आँख का रोग-बिक्णितं,-- 
विक्दितं तिरछी नज़र, अधखुली आँखों से देखना । 

अक्षण्ण (वि०) [ न० त० ] न टूटा हुआ, अखण्ड 2 अविजित, 
सफल,-अक्षुण्णोब्नुनयः--वेणी ० १२, 3 जो कूटा पीटा 
न गया हो, असाधारण--शि० १॥३२ | 

अक्षेत्र (वि०) [ न० ब० ] खेतों से रहित, बिना जुता । 
--त्ं। खराब खेंत 2 (आलं० ) बुरा विद्यार्थी, कुपात्र । 
सम०--बाद्‌ (वि०) आत्मज्ञान से विरहित । 

अक्षोटः [अक्ष+ओट] अखरोट, (मरा० डोंगरी अक्रोड)। 

अक्षोम्य (वि०) [ न० त० ] स्थिर, धीर-रघु १७७७४ । 

अक्षौहिणी (स्त्री) [ अक्षाणां रथानां सर्वषाभिन्द्रियाणां वा 
ऊहिनी-ष० त०] [ अक्ष+ऊह+णिनि-+डीप्‌ | 
प्री चतुरंगिणी सेना जिसमें २१८७० रथ, २१८७० 
हाथी, ६५६१० घोड़ तथा १०९३५० पदाति हों । 

अखंड (वि०) [ न० ब० ] जो टूटा न हो, संपूर्ण, समस्त 
--अखंड पुण्यानां फलमिव--श ० २।१०--डम्‌ ( क्रि० 
वि०) निरन्तर, अविराम । 

अखंडन (वि०) [ न० ब० ] जो टूटा न हो, टूट न सके, पूरा, 
संपूर्ण ;-न न दूटना, निराकरण न करना; -नः समय । 


) 


अखंडित (वि०) [न खंडित:--नं० त०] 7 न दूटा 
हुआ, 2 विध्तरहित, बाघारहित। सम०--उत्सव 
(वि०) सदा आमोदप्रिय; ---ऋतु: वह समय या ऋतु 
जिसमें सदा की भांति पृष्पादि उत्पन्न हों; (वि०) 
फलदायी । 

अखर्व (वि०) [ न० त० ] जो बौना या छोटे कद का न 
हो, जिसकी शारीरिक वृद्धि न रुकी हो 2 अनलल्‍्प, बड़ा, 
-अखवेंण गर्वंण विराजमान:--दश० 3 ॥ 

अखात (वि०) [ न० त० ] न खुदा हुआ, न दफनाया हुआ 
--तः, तं प्राकृतिक झील 2 मंदिर के सामने का 
पोखर । 

अखिल (वि०) [ नास्ति खिलम्‌ अवशिष्टम्‌ यस्य--न० 
ब० ]! सम्पूर्ण, समस्त, पूरा; इसका प्रयोग प्राय: 
'सर्व' के साथ पाया जाता हैं:--एतद्धि मत्तो5घिजगे 
सर्वमेषो<खिल॑ मनि:--मनु० १॥५९ लेन ( क्रि० 
वि०) पूर्ण रूप से 2 भूमि जो परत की न हो, जुती 
हुई हो । 

अखेटिकः (पुं०) [ नव +खिद+पिकन्‌ न० त० | 4 वृक्ष 
मात्र 2 शिकारी कुत्ता । 

अख्याति [न० त०] अपकीरति, अपयश | सम०--कर (वि०) 
अपकीरतिक र, लज्जाजनक । 

अग्‌ (म्वा० पर० अक० सेट--अगति, आगीत, अगिष्यति, 
अगित) . सर्पिल गति से जाना, टेढे मेढ़े चलना, 2. 
जाना (अंगति आंगीत्‌-आदि ) । 

अग (वि०) [न गच्छतीति-गम्‌--ड, न० त०| ॥. चलने में 
असमर्थ, अगम्य;--गः . वृक्ष 2. पहाड़, पत्थर 
3. साँप 4. सूर्य 5. सात की संख्या । सम०---आत्मजा . 
पर्वत की पुत्री, पावंती ।--ओकस्‌ (पुं०) 7. पहाड़ी 
2. पक्षी (वक्षवासी) 3. 'शरभ' नामक जन्तु जिसकी 
आठ टांगे मानी जाती हैं 4. सिंह;--ज (वि०) 
पहाड़ों में घमने वाला, जंगली,---जम्‌ शिलाजीत । 

अगच्छ (वि०) [गम्‌-बाहुलकात्‌ श-न० त०] न जाने 
वाला ।-च्छः (पु० ) वृक्ष । 

अगतिः (स्त्री०)) [न० त०] . आश्रय या उपाय का 
अभाव, आवद्यकता 2. प्रवेश न होना (शा० और 
आलं० ) । 

अगति (ती) के (वि० ) [न० ब०] निस्सहाय, निरुपाय, 
निराश्रय,-बालमेनामगतिमादाय-दश ९; दंडस्त्वगति- 
का गति:--या ० १॥३४६ । 


अगद (वि०) [न० ब०] नीरोग, स्वस्थ, रोगरहित ।--ढः 


. औषधि, दवाई 2, स्वास्थ्य 3. विषहरण विज्ञान । 
अगदंकारः: (पु०) [अगदं करोति--अगदं--ह#--अण्‌ 
मुमागमदच | वेद्य, चिकित्सक । 
अगम्य (वि०) [न गन्तुमहति--गम्‌-+-यत्‌ न० त०] ॥. 
दुरगंग, न जाने योग्य, पहुँच के बाहर (शा० और 


( 


आलं०) योगिनामप्यगम्य: आदि 2. अकल्पनीय, 
अबोध्य--या:  संपदस्ता मनसोष्प्यगम्या:--शझ्षि ० 
३॥५९ | “गम्य के अन्तगंत भी देखिए। सम०--- 

(वि०) अकल्पनीय तथा अनतिक्रांत रूप या 
स्वमाव वाला-- रूपां पदवीं प्रपित्सुनाज्कि ० १॥९ । 


अगम्या (स्त्री०) वह स्त्री जिसके पास मंथुन के लिए 
जाना उचित नही, एक नीची जाति--'गमनं चेव 
जातिभ्रंशकराणि वा इत्यादि । सम०--गमनं अनुचित 
मैथुन, व्यभिचार-गामिन्‌ (वि०) अनुचित मंथन 
करन वाला, व्यभिचारी । 

अगरु (न०) [न गिरति; गृ+उ,.न० त०] अगर--एक 
प्रकार का चंदन । 

अगस्तिः, अगस्त्यः [ बिन्ध्यास्यम अगम अस्यति; अस+- 
क्तिच-शक ० ] [ अं विन्ध्याचलं स्त्यायति स्तम्नाति- 
स्त्यं--क, वा अगः कुभ: तत्र स्त्थानः: सहतः: इत्यगस्त्य: | 
. कुम्भज एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 2. एक नक्षत्र 
का नाम । 

अगस्त्य:ः-- अगस्ति, दे० ऊपर । 

अगाध (वि०) [न० ब० | अथाह, बहुत गहरा, अतल-अगाघ- 
सलिलात्समुद्रात्‌ु-हि० १।५२; (आलं०) गंभीर 
सविवेक, बहुत गहरा-- सत्त्व-रघ० ६॥२१; -यस्य 
ज्ञानं दयासिधो रगाधस्यथानघा गुणा:-अमर०; अथाह, 
अबोध्य; --धः--धं गहरा छेद या दरार; सम०--- 
जल: गहरा तालाब, गहरी झील । 

अगारं [ अग न गच्छन्तम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति-अगू--ऋ-- 
अण ] घर; शून्यानि चाप्यगाराणि-मनु ० ९२६९५; 
दाहिनू घरफूंक आदमी । 

अगिरः [ न गीयंते दुःखेन--ग बा० क--न० त० ] 
स्‍्वगे । सम०--ओकस (वि०) स्व में रहने वाला 
(जैसे देवता) । 

अग॒ण (वि०) [न० ब०] !. निर्गुण (परमात्मा के संबंध 
में); 2. जिसमे अच्छे गुण न हों गुणहीन--अगुणो- 
ध्यमशोक:--मालवि ० ३ ; --णः दोष, अवगण । 

अगुद (वि०) [न० त०| जो भारी न हो, हल्का, 2. 

( ) लूघु 3. जिमस्नका कोई शिक्षक न हो; +-रु 

नमः भी ) अगर की सुगन्धित लकड़ी और पेड़ । 
अगह [न० ब०]| बिना घर बार का घुमक्कड़ 


अगोचर (वि०) [नास्ति गोचरो यस्य--न० ब०] जो 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, अस्पष्ट ; --वाचामगो चरां 
हर्षावस्थामस्पृशत्‌--दश ० १६९; --रं 4. अतीन्द्रिय, 
2. अदृश्य, अज्ञेय 3. ब्रह्म । 

अग्नायी (स्त्रो० ) [अग्नि--ऐड--डीष | अग्नि की पत्नी 
अग्निदेवी' स्वाहा 2. त्रेतायग । 

अग्निः[अंगति ऊध्व॑ गल्छति-अछूग्‌ू--नि नछोपरच |] आग 


) 


. कोप, चिता आदि, 2. आग का देवता 3 
तीन प्रकार की यज्ञीय अग्नि--गाहपत्य, आहवनीय 
ओर दक्षिण 4. जठराग्नि, पाचनशक्ति 5. पित्त 6 
सोना 7. तीन की संख्या; दन्द्र समास में जब कि प्रथम 
पद में देवताओं के नाम या विशिष्ट शब्द हों तो 
अग्नि के स्थान पर “भग्ना हो जाता हैं जसे “विष्ण 
०मरुतो; अग्नि के स्‍थान पर अग्नी' भी हो जाता 
हैं जेसे-- पर्जन्यो, वरुणी, पोमो। सम#*--भ 
(आ) गारः--र:,--आलयः- गृह अग्नि का मन्दि २ 
रघु ५।१२५।--अस्त्रं आग बरसाने वाला अस्त्र, रॉकेट, 
इसी प्रकार ०'बाण:--आधानं अग्नि को प्रतिष्ठा करना, 
इसी प्रकार ०आहितिः,- -आधेय: वह ब्राह्मण जो अग्नि 
को प्रतिष्ठित रखता है, दे” आहितागर्नि,--उत्पातः 
अग्निसंबंधी उत्पात, उल्का या धूमकेतु आदि; -- 
उपस्थानं अग्नि की पूजा, अस्निपूजा का सूक्‍त या मंत्र--- 
कणः,--स्तीक: चिनगा री; --कमंन्‌ (नपुं०) 4. अगिनि 
क्रिया 2. अग्नि में आहुति, अभ्नि को पूजा, इसी प्रकार 
०कार्य ;--निवतिताग्निकार्य---का० १६;--कारिका 
| पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित क रने का साघन, “अस्नी प्र 
नामक ऋचा, 2. अग्नि कार्य ; ---काओठं अगरु; -कुककुट: 
अग्नि-शलाका ; --कुँड अग्नि को स्थापित रखने के लिए 
स्थान, अग्नि पात्र;---हुमार:ः-तनय:--सुत; कार्तिकेय जो 
अग्नि से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं, दे० कातिकेय ;--केतु 
धआँ;--कोण:-दिक दक्षिण-पूर्वो कोना जिसका देवता 
अग्नि हें; -क़िया अचन्त्येष्टिक्रिया, औध्वर्देहििक संस्कार 
2. दाह क्रिया; ---क्रीड़ा आतिशबाजी, रोशनी ; ---सर्मं 
(वि०) आभ्यन्तर में आग रखते हुए, भा शमीमिव- 
शू० ४।३. (--भे:) सूयकान्त मणि जिसे सूर्य को 
किरणों के स्पशं से आग उगलने वाला माता जाता 
हैं; तु०-श० २।७ (र-भा) 4. शमीव॒क्ष 2. पृथ्वी;-- 
चित्‌ (पुं०) अग्नि को प्रज्वलित रखने वाला--यतिभि 
साधंमनग्निमग्निचितू--रघ्‌ ० ८। २५; --चयः--चयकन 


 +-चित्या अग्नि को प्रतिष्ठित रखना, अग्न्याधान ; -ज 


(वि०) अग्नि से उत्पन्न होने वाला;--जः--जातः 
. कार्तिकेय 2. विष्णु;--जं--जातंसोना,, इसी 
प्रकार जन्मन्‌;-"जिहा आग की लपट, अग्नि, 
की सात जिहवाओं (कराली धमिनो रवेता लोहिता 
नीललोहिता । सुवर्णा धझरागा च जिद्धाः सप्त विभा- 
वसी: ॥ में से एक; तपस (वि०) बढ़ता आहु 
आग के समान चमकने या चलने वाला; --न्नयं --त्रेता 
(स्त्री०) तीन अग्नियां (अग्नि के अन्तर्गत देखिए) 
(वि०) 4 पौष्टिक, क्षघावद्धक 2 दाहक; 
“दात (पुं०) मनुष्य का दाहकम करने वाला; 
>दीपन (वि०) क्षुधावद्धक, पौष्टिक; --दौीप्त 
---रवद्धिः बढ़ी हुई पाचन शक्ति, अच्छी भूख;--देवा 


( 


कृत्तिका नक्षत्र; --धान पवित्र अग्नि को रखने का 
पात्र या स्थान, अग्निहोत्री का घर; --धारणं अग्नि 
को सदा प्रतिष्ठित रखना; --र्परक्ति (छिक्र) या 
अग्नि-प्‌जा ; ---परिच्छदः यज्ञ के सारे उपकरण-मन्‌ ० 
६।४; --परीक्षा (स्त्री०) अग्नि द्वारा परीक्षा 

पर्वत: ज्वालामखी पहाड़; --पुराणं व्यास प्रणीत १८ 
पुराणों में से एक; --प्रतिष्ठा (स्त्री०) अग्नि की 
स्थापना, विशेष कर विवाह संस्कार की;--पोदवेज्ञः 
--प्रवेशन अग्नि में उतरना, अपने पति की चिता 
पर किसी विधवा का सती होना,---प्रस्तर: फलीता, 
चकमक पत्थर; --बाहुः धुआँ; --भं | कृत्तिका 2 
सोना; --भ (नपु०) । जल 2 सोना; --भ 
अग्ति से उत्पन्त कतिकेय; --म्रणिः सूर्यकान्त मणि, 
फलीता |; --मंथ: --मंप् घर्षण या रगड़ द्वारा आग 
पैदा करना; --मांयं पाचनशक्ति का मंद होना, भूख 
तन लगना; --मणखः 4 देवता, 2 ब्राह्मणमात्र 3 मंह 
में आग रखने वाला, जोर से काटने वाला, खटमल 
का विशेषण--पंच० १; --मंखो रसोई घर; 

' रक्षणं पवित्र गाहंपत्य या अग्निहोत्र की अग्नि को 
प्रतिष्ठत रखना; --रज: ---रजस्‌ (पु०) 4 इंद्रगोप 
नामक एक सिदूरी कीड़ा 2 अग्नि की शक्ति 3 लोक ; 
-लोकः अग्नि का वह संसार जो मेरु शिखर के 
नीचे स्थित हे,--बधू (स्त्री०) स्वाहा, दक्ष की पुत्री 
ओर अग्नि की पत्नी; --बधक (वि०) पौष्टिक --- 
बाहः | धुआं 2 बकरी; --वोर्य अग्नि की शक्ति 
2 सोना --शरणं-शाला---ज्ञांले अग्नि का मन्दिर, 
वह स्थान या घर जहाँ पवित्र अग्नि रबखी जाय--- 
रक्षणाय स्थापितो5 हम वि० 3; --शिखः | दीपक 
राकेट, 2 अग्निमय बाण, 3 बाणमात्र 4 कुसुम या 


केसर का पौधा, 5 केसर; --शिखं | केसर 2 सीना 
-- ष्टुत, --ष्टुभ, --ष्टोम आदि दे० - स्तुत्‌ 
-- स्तुभ आदि--संस्कार: । अग्नि की प्रतिष्ठा 


2 चिता पर शव की दाह क्रिया-नाइस्यथ कार्योउरि- 


संस्कार:--- मन० ५।६९, रघ० १२॥५६, 

: । हवा 2 जंगली कबूतर 3 धुआं; -- 
साक्षिक (वि० या क्रि०ण्वि०) अग्नि को साक्षी बनाना 
अग्नि के सामने | --पंचबाण मालवि० ४।१२;-- 
स्तुत(पु०) एक दिन से अधिक चलने वाले यज्ञ का 
एक भाग; --स्तोम॑ ( 'ष्टोम:) बसन्‍्त में कई दिन 
तक चलने वाला यज्ञीय अनष्ठान या दीघंकालिक 
संस्कार जो ज्योतिष्णयोम का एक आवश्यक अंग हैं, 
>होत्र । अग्नि में आहति देना, 2 होम की अग्नि 
को स्थापित रखना और उसमें आहुति देना,--होतिन 
(वि०) अग्निहोत्र करने वाला, या वह व्यक्ति जो 
अग्निहोत्र द्वारा होमाग्नि को सुरक्षित रखता हैं। 


७ 


) 


अग्निसात (अव्य०) अग्नि की दशा तक, इसका प्रयोग 


अंग्न 


समस्तपद में 'क्ृ घातु (जलाना, भस्म करना) के 
साथ किया जाता हं---'न चकार हारीरमग्निसात-- 
रघु० ८७२; भू जलाया जाना । 


(वि०) [अज्भ--रन्‌ नलोपइच] 4 प्रथम, सरॉपरि, 
मुख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख; महिषी मुख्य रानी; 2 अत्य- 
घिक; -ग्र । (क) सर्वोपरि स्थल या उच्चतम 
बिन्दु (विप०--मूलम्‌, मध्यम्‌); (आल ) तीदणता, 
प्रखरता, नासिका --नाक का अग्रभाग, समसस्‍्ता एवं 
विद्या जिदह्ठ!ग्रेभवन्‌ू--का ० ३४६--जिहवा के अग्न 
भाग पर थी, (ख) चोटी, शिखर, सतह--कलास 
पर्वत) आदि 2 सामने 3 किसी भी प्रकार में सर्वोत्तम 
4 लक्ष्य, उद्देश्य 5 आरम्भ 6 आधिक्य, अतिरेक 
समस्त पदों में जब यह प्रथम पद के रूप में प्रयक्त 
होता हैँ तो इसका अर्थ होता हं--- 'प्वभाग' सामने 
'नोंक आदि; उदा० पाद:-चरण:। सम०--अनीो 
(णी) कः (कम्‌ ) सन्‍्यमख--मन ० ७।१९३--आसन 
प्रमलत आसन, मान-आसन--मुद्रा ० १।१२,--करः 
>-अग्रहस्त:--गः नेता, मार्गेदर्शक, सबसे आगे चलने 
वाला --गण्य (वि०) श्रेष्ठ, प्रथम श्रेणीम रक्‍खे 
जाने योग्य ;--ज पहले पेदा या उत्पन्न हुआ;--जः 
अग्रजन्मा, बड़ा भाई-अस्त्येव मन्युभरताग्रजें मे-रघु० 
१४|७३ 2 ब्राह्मग--जा बड़ी बहन, इसी प्रकार 
“जात, जातक, जाति।--जन्मन्‌ (पु०) पहले 
जन्मा हुआ, बड़ा भाई 2 ब्राह्मण--दद्व ० १३,--जिड्ठा 
जिह्वला की नोक; --दानिन (वि०) पतित ब्राह्मण जो 
मतक श्राद्ध में दान लेता हें; --दूतः आगं-आगे जाने 
वाला दूत--क्ृष्णाक्रोधाग्रदूत:---वेणी ० १।२२, रघु० 
६।१२,-नोः ( णी:) प्रमख नेता-अप्यग्रणी भैन्त्रक्ृ॒तामृषी- 
णाम-रघु ० ५।४; -पादः पर का अगला हिस्सा, पर 
का अगला पंजा,--पूजा आदर या सम्मान का सर्वोच्च 
या प्रथम चिह्न,--पेयं पीने में प्राथमिकता--भाभग 
. प्रथम या सर्वोत्तम भाग 2. शंष, शंष भाग 
3. नोक, सिरा;--भागित (वि०) (शंषभाग) को 
पहले प्राप्त करने का अधिकार प्रकट करने वाला ; -- 
भूः-- ज,--भूमिः (स्त्री०) महत्त्वाकाँक्षा का लक्ष्य 
या उदिष्टि पदार्थ ;--मांसं हृदय का मांस, हृदय-- 
०सं चानीतम--देणी ० ३;--यायिन्‌ (वि०) नेतृत्व 
करना, सेना के आगे चलना, पृत्रस्य ते रणशि रस्य- 
यमग्रयायी---श ० ७।२६,--योधिन्‌ (पु०) मुख्य वीर 
मुख्य यौद्धा,--संघानो यम द्वारा मनुष्यों के कार्यों का 
लेखा-जोखा रखने की बही ; --संघ्या (स्त्री०) प्रभात 
काल; ककनन्‍्धघूनामुपरि तुहिनं रंजयत्यग्रसंघ्या--श ० ४ 
(पा5० ),--सर/"-यायित्‌ -नंतत्व करने वाला-रघ ० 
९२२; ५७७१; (पु०) (-- कर:,--- पाणि:) 


( 


हाथ या भजा का अगला भाग, हाथी की संड का 
सिरा; कभी २ उंगली या उंगलियों के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता हैं; दाहिना हाथ---अथाग्रहस्ते मुकुलीकृतां- 
गुलो कुमा० ५।६३--हाथनः (णः )--वर्षका आरम्भ 
मागशी्ष (मंगसिर) महीने का नाम ; --हारः राजाओं 
द्वारा ब्राह्मणों को जीवननिर्वाहाथ दान में दी गई भमि 
“कस्मिश्चिदग्रहारे--दश ० ८।९ । 

अग्रतः (क्रि० वि०, [अग्र अग्राह्या--तसिल |] (संबन्धकारक 
के साथ ) . सामने, के आगे, के ऊपर; आगे 2. की 
उपस्थिति में, 3. प्रथम | सम०--सरः नेता । 

अभ्पमिम (वि०) [अग्रे भव:--अग्र--डिमच्‌ ] !. प्रथम (क्रम 
श्रेणी आदि में); प्रमुख, मुख्य 2. बड़ा, ज्येष्ठ;--म 
बड़ा भाई । 

अग्रिय (वि०) [अग्रे भव:--अग्र-+-घ] प्रमुख आदि,--यः 
बड़ा भाई । 


अग्रोय (वि०) [अग्रभव:--अग्र--छ| प्रमख, सर्वोत्तम 
आदि । दे० अग्रिम । 
अग्ने (क्रि० वि०) 4. के सामने, पहले (काल और देश 


वाचक ) 2. की उपस्थिति में, 3. के ऊपर 4. बाद में 
फलत:-एवमग्र वक्ष्यते, एवमग्रेडपि द्रष्टव्यम आदि 5 
सबसे पहले, पहले 6. औरों से पहले । सम०-ग 
नता,--दिधिषु:-ष्‌: पहले तीन वर्णो में से कोई एक 
का जो विवाहित स्त्री से विवाह करता हूं, (पुनर्भ- 
_हकारी ) ; --दिधिष्‌: (स्त्री०) एक विवाहित स्त्री 
जिसकी बड़ी बहन अभी अविवाहित है--(ज्येष्ठायां 
यद्यन॒ढायां कन्यायामह्यतेष॒जा, सा चाग्रेदिधिषज्ञया 
पूर्वां च दिधिषू: स्मृता); पति: अग्रेदिधिष स्त्री का 
पति:--बनं-णं जंगल की सीमा या अन्तिम सिरा; 
सर (वि०) आगे २ चलने वाला, नेता--मानमहता- 
मग्रतर: केस री--भ ते ० २|२९ | 
अप्रय (वि० [भग्ने जातः-अग्र-- यत्‌] 4. प्रमख, सर्वोत्तम, 
उत्कृष्ट, सर्वोच्च, प्रथम--तदजमग्र्यं मघवन महाक्रतो: 
-“रघ्‌० ३।॥४६, महिषी १०।६६, अधिकरण के 
साथ भी; मन० ३।१८४,--प्रय:ः बड़ा भाई । 
अघ्‌ --अंध--दे ० (चु० उभ०) ब्रा करना, पाप करना । 
अघं | अघ्‌--अच ] । पाप--अधौघविध्वंसविधौ पटी- 
यसीः:--शि० १।१८, २६. “मर्षण आदि 2. कुकृत्य, 
अपराध, दोष शि० ४॥३७ 3. अपकृत्य, दुर्घटना, 
विपत्ति-क्रियादधानां मघवा विधातम-कि० ३२।५२; 
दे० अनघ 4. अपवित्रता, (अशौचं) 5. व्यथा, कष्ट 
““धः एक राक्षस का नाम, बक और पूतना का भाई 
जो कंस के यहां मुख्य सेनापति था। सम०--असुर 
दे० ऊपर “अध',--अहंः (अहन) अपवित्रता का 
दिन, अशौच दिन;--आयूस्‌ (वि०) गहित जीवन 
बिताने वाला;-नाज्ञ--नाशन (वि०) परिमाजेंक, 


८. 


) 


पापनाशक ; --मषंण (वि०) विशोधक, पाप को 
हटाने वाला, ऋग्वेद के मन्त्र जिनका सन्ध्या-प्रार्थना 
के समय प्रायः ब्राह्मणों द्वारा पाठ होता है (ऋग- 
मं० १० सू० १९०) सर्वनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्घघम- 
पंणम--अमर ०,--विष: सॉप;--शंसः दुष्ट आदमी 
जैसे चोर;---शंसिन्‌ (वि०) किसी के पाप या अपराध 
को बतलाने वाला । 

अधममं (वि०) [न० ब०] जो गरम न हो, ठंडा, 
“घामन-चन्द्रमा जिसकी किरणें ठण्डी होती है । 

अघोर (वि०) [न० त०] जो भयानक न हो, भीषण न 
हो,---र: शिव या शिव का कोई रूप जिसमें अघोर 
न-धोर ही । सम०--पथ:--मागे: शिव का अन- 
यायी, - प्रमाणं भीषण शपथ या अग्नि परीक्षा । 


अघोष (वि०) [ नास्ति घोषो यस्य यत्र वा-न० ब० ] 
घ्वनिहीन, नि:शब्द,--शः प्रत्यक वर्ग के प्रथम दो अक्षर, 
दशा, ष, तथास । 
अड्क (म्वा० आ० ) टंढा-मेढा चलना, (चु०उभ०-अडुयति- 
ते, अड्भूयितुं, अड्धित) . चिह्नित करना, छाप लगाना- 
स्वनामधंयाड्ित-श० ४ नामांड्ित--नयनोदबिदुभि 
अड्धितं स्तनांशकम--विक्रम० ४॥७, 2. गिनना, 3. 
धब्बा लगाता, कलड्ूित करना-तत्को नाम गुणों भवे 
त्सुगणिनां यो दुर्जेनैर्नॉड्ित:--भत्‌० नी० प४ 4 
चलना, इठलाना, जाना । 
अड्ूः (पुं०)[अड्डु-- अच्‌ | , गोद ( नपुं० भी ),--अछ्भाद्य- 
यावड्ुमुदीरिताशी:-कु ० ७।५ ; 2. चिह्न, संकेत-अलक्त- 
काड्रां पदवीं ततान-रघु ० ७।०; धब्बा, लांछन, कलड्_ू, 
दाग-इन्दो: किरणष्विवाडूु:-कु० १३,-कटयां कृताडुगे 
निर्वास्य:--मन ० ८।२८१; 3. अड्ूू, संख्या, ९ की 
संख्या 4. पारवं, पक्ष, सान्निष्य, पहुँच,-समुत्सुके वा डु- 
मपति सिद्धि:-कि० ३।४०-सिहो जम्बुकस डूमागतमपि 
त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम --भते ० नी ० ३०; 5. नाठक का 
एक खंड 6. कटिया या मड़ा हुआ उपकरण 7. नाटय- 
रचना का एक प्रकार, रूपक के दस भेदों में से एक, 
दे० सा० द० ५१९ 8. पंक्ति, मडी हई पंक्ति, सामा- 
न्‍न्यत:ः एक मोड़, मजा मं मोड़। सम०-अवतार 
जब नाटक के आगामी अचड्डूु से सातत्य प्रकट करता 
. हुआ, पूर्वाड्डि के अभ्त में-अद्धूसकेतं-किया जाता हैं 
उसे अछ्भावतार कहते हैं जसे कि शकुन्तला का छठा 
अड्भू अथवा मालविकाग्निभित्र का दूसरा अडू:, 
तंत्र संख्या-विज्ञान (अंकगणित या बीजगणित) 
-घारणं-णा (नपं० स्त्री०) 4. चिह्न लगाना या संकेत 
करना 2. आकृति या मनष्य को आंकने की रीति 
--परिक्‍ते: 4. दूसरी ओर मड़ना 2. किसी की गोद 
में लढ़कना या प्रेम के हाव-भाव दिखाना (आलि 
गन के अवसर पर) ;-पालिः--पालो (स्त्री०) ॥, 


“अंश, 


( 


र्‌ 


) 


की 
आलिंगन-तावंदगाढं वितर सकृदप्यड्धूपालीं प्रसीद-माल० | अडक्य (वि०) [अड्क्‌ + ण्यत्‌ | दागने योग्य, चिह्नित या 


८।२; 2. दाई, नर्स; --पाशः अंकगणित में एक 
प्रकार की प्रक्रिया जिसमें १-२ आदि संख्याओं के 
अदल-बदल से एक विचित्र शऋंखला सी बन जाती हैं; 
--भाज (वि०) . गोद में बेठा हुआ या लिया हुआ 
जैसे कि एक बच्चा 2. सुगम, निकटस्थ, सुलभ--कि ० 
५।॥५२; >-मुखं (या--आस्यम्‌) अडू का वह 
भाग जहाँ सब अद्धों का विषय सूचित किया गया हो 
अड्भजूमख कहलाता है, इसी से बीज और फल का सकेत 
होता है---उदा० मार० १ में कामंदकी और अव- 
लोकिता उस अंश का संकेत करती हैँ जिसका अभिनय 
भरिवसू और अन्य पात्रों को करना है । इसमे कथावस्तु 
का क्रम भी संक्षेप में बता दिया जाता हैं; -विद्या 
संख्या-विज्ञान, अंकगणित । 

अड्न [अडक-|-ल्युट्‌|. चिह्न, प्रतीक 2. चिह्नित करन की 
क्रिया 3. चिह्न लगाने के साधन, मुहर लगाना आदि | 

अद्भतिः [अञ्च्‌ --अति, कुत्वम्‌-अज्चे: को वा-अञज्चतिः 
अद्भुतिर्बा] . हवा, 2. अग्नि 3. ब्रह्मा 4. वह ब्राह्मण 
जो अग्निहोत्र करता हैं। 

अडकुटः [अडक -- उठच्‌] ताली, कुजी । 


अडकुरः [अडक--उरच्‌] 4 अंखुबा, किसलय, कोंपल 
-दर्भाइक्रेण चरण: क्षतः--श० २॥१०; समस्तपद के 
रूप में प्रायः इसका 'नुकीला' या 'तीक्षण अर्थ होता 
है-मकरवक्तुदंष्ट्राइकुरातू-भ० शा नुकोली दाढ़; 
(आलं० ) कलम, संतान, प्रजा--अनेन कस्यापि कुला- 
ड्क्रेण--श० ७।१९; 2. पानी 3. रुधिर 4. बाल 5. 
रसोली, सूजन । 

अडकुरित (वि०) [अडुकुर--इतच्‌| नवपल्‍लवित, उत्पन्न, 
"त॑ं मनसिजेनेव--विक्रम ० ११२ मानों काम ने किस 
लय पैदा कर दिय हैं । 

अडकुशः [अडक--उशच्‌] (लोहे का) काँटा या हांकने 
की छड़ी, (आलं०) नियंत्रक, संशोधक, प्रशासक, 
निदेशक, दबाव या रोक-निरडकुशा: कवयः ; कवि नियं- 
त्रण से मकक्‍त होते हैं था उन पर कोई बन्धन नहीं 
होता । सम ०-ग्रहः पीलवान,-अन्वेतुकामो5व मताइ-कुश- 
ग्रहू--शि० १२।१६;-दुधरः दुर्दात्त; --धारिन 
(पु०) हाथीवान । 

अडकशित (वि०) [अड्कुश--इतच्‌]| अडकुश से हांका 
गया । 

अडकुशिन्‌ (वि० ) [अडःकुश-|- णिनि] अड-कुश रखने वाला | 

अहकरः अंखुवा-दे० “अडसकुर । 

अडकषः--दे ० अडकुश । 

अडकोट:-ठ:-लः [अडक--ओट-ठ-ल | पिस्ते का वृक्ष । 

अइकोलिका [अड्डू[---उल--क--टाप्‌ या अद्भु-पालिका 
का अपश्रंश] आलिगन । 


र्‌ 


अंकित करने योग्य ; -क्यः एक प्रकार का ढोल या मृदंग । 


अड्ख (चु० पर० अक० सेट ) [अद्भयति-अद्धित ] . पेट के 


खल सरकना 2. चिपटना 3. रोकना । 


अडग (म्वा० पर० अक० सेट) [अज्भति, आनड्भ, अद्ध़ितुम, 


अन्न 


अजित ] जाना, चलना; (चु० पर० ). चलना, चक्कर 
काटना 2. चिह्न लगाना । 

(अव्य०) [अडछग्‌ू+-अच्‌ | संबोधक अव्यय, जिसका 
अर्थ है “अच्छा” “अच्छा, श्रीमान्‌' “निस्सन्देह 'सच' 
हाँ (जैसा कि अज्भीकृ में ) ; -अज्भ कच्चित्कुशली तात: 
-का० २२१; 'किम्‌' जोड़ कर इसका अर्थ होता है 
“कितना कर्म कितना अधिक'-तृणंन कार्य भवती- 
इवराणां किमज्भ वाग्हस्ततता नरेण-पंच० १॥७१। 
कोशकारों ने इसके निम्नांकित अर्थ बताये हैं- 
क्षिप्रे च॒ पुनरर्थे च सद्भमासूययोस्तथा । हषे संबोधने 
चव ट्यड्भशब्द: प्रयज्यते । “संस्क्ृत-रचना-छात्र 
निदेशिका' का $ २४३ भी देखें। ग-. शरीर 
2. अंग या शरीर का अवयव-शेषाड्डनिर्माण- 
विधौ विधातु:-कुमा० १।३३; 3. (क) किसी संपूर्ण 
वस्तु का प्रभाग या विभाग, एक खण्ड या अंश, जैसे 
सप्ताड़ राज्यमू-चतुरड्भ॑ बलम्‌, अत: (ख) संपुरक या 
सहायक खण्ड, प्रक (ग) अवयव, सारभूत घटक 
-तदऊद्भमग्रयं मघवन्‌ महाक्रतो:--रघु० ३।४६; (घ) 
विशेषणात्मक या गौणभाग, गौण, सहायक या आश्रित 
अंग (जो मुख्य वस्तु का सहायक हैं), (इसका विप० 
है प्रधान या 'अज़्िन )-अड्भी रौद्ररसस्तत्र सर्वे$द्भानि 
रसा: पुन--सा ० द० ५१७ (च) सहायक साधन 
या यूक्ति 4. (व्याक०) शब्द का मूल रूप 5. (क) 
नाटकों में पांचों सन्धियों के उपभाग (ख) गौण 
लक्षणों से युक्त समस्त शरीर 6. छः की संख्या के 
लिए आलंकारिक कथन 7. मन; --गाः (पूं० ब० व०) 
एक देश का नाम, उस देश के वासी--यह प्रदेश 
बंगाल के वतंमान भागलपुर के आस पास स्थित हैं । 
सम०--अड्लनि,-अद्भीभावः: शरीर के अंगों का 
संबंध, गौण अंगों का मुख्य अंग से संबंध या पोष्य 
अंग का पोषक अंग से संबंध (गोणमुख्यमाव:, उप- 
कार्योपकारकभावदच ) ; अविश्वान्तजुषा मात्मन्यज्भा ज़ि त्व॑ 
तु संकर:--का० प्र० १०; (अनुग्राह्यानुग्राहकत्वम ) 
--अधीप:---अधीदय: अंगों का स्वामी, कर्ण (तु० 
"राज: पति:, ईश्वर: अधीदवर:), --प्रहः 
ऐंठन; --ज,--जात (वि०) 4 शरीर पर उपजा 
हुआ, या शरीर में जन्मा हुआ, शारीरिक 2 सुन्दर, 
अलंकृत ;--- (जः )--जनुस] पुत्र 2 शरीर के बाल 
(नपुं० भी ), 3 प्रेम, काम, प्रमावेश 4 शराबखोरी, 
मस्ती 5 एक रोग; --(जा) पुत्री; --(जं) 


( 


रुधिर; --हीप : छोटे छ: द्वीपों में से एक; --न्यासः 
उपयुक्त मंत्रों के साथ हाथ से शरीर के अंगों 
को स्पर्श करना; +-पालि: (स्त्री०) आलिगन, 
--पालिका८"-दे ०, अंकपालि --प्रत्यद्भं छोटे बड़े सब 
अंग; --भूः । पुत्र 2 कामदेव; --भज्जः ! गात्रो- 
पघात, लंकवा-- विकल इव भूत्वा स्थास्यामि--श ० 
२; 2 अंगड़ाई लेना (जैसा कि सोकर उठते ही मनुष्य 
करता है) --मंत्र: एक मंत्र का नाम,--मभदः: जो 
अपने स्वामी के शरीर पर मालिश करता है, 2 मालिश 
करने की क्रिया, इसी प्रकार मर्दक: या मदिन्‌, 
--मर्ष: गठिया रोग; --यज्ञ:,--यागः यज्ञ से संबद्ध 
गोण क्रिया,--रक्षक: शरीर रक्षक, व्यक्तिगत सेवक, 
पंच ०,३--रक्षणं किसी व्यक्ति की रक्षा, --रक्षणी 
कवच, पोशाक --- रागः 4 सुर्गन्धित लेप, शरीर पर 
सुगंधित उबटन का लेप, सुगन्धित उबटन, --रघु० 
१२।२७, ६।६० कुमा० ५११, 2 लेपन क्रिया,-- 
विकल (वि०)  अपाहज, लकवा मारा हुआ, 2 
मृछित; --विक्ृति: (स्त्री०) 4 शरीर में कोई 
विकार होना, अवसाद 2 मिरगी का दोरा, भिरगी 
--विकार: शारीरिक दोष,--विक्षेप: अंगों का हिलाना, 
शारीरिक चेष्टा;-- विद्या ज्ञान के साधनभूत 
व्याकरण आदि शज्ञास्त्र 2 अंगों की चेष्टा या चिन्‍्हों 
को देखकर शभाशुभ कहने की विद्या; बृहत्संहिता 
का ५१वां अध्याय जिसमें इस विद्या का पूर्ण विवरण 
निहित है --विधि: गौण या सहायक अधिनियम जो 
कि मुख्य नियम का सहकारी है; --वीरः मुख्य या 
प्रधान नायक,--बेकृतं ! संकेत, इंगित या इशारा 2 
सिर हिलाना, आँख झपकना, 3 परिवरतित शारीरिक 
रूप; --संस्कारः, --संस्क्रिया शरीर को आभूृषणों से 
सुशोभित करना, शारीरिक अलूुंकरण,--संहति:ः 
(स्त्री०) अंगसमष्टि, अंगों का सामंजस्य, शरीर, 
देहशक्ति,--संगः शारीरिक संपर्क, मंथन, संभोग; 
--सेबकः निजी नौकर,--हारः हाव भाव, नृत्य, 
--हारिः  हावभाव 2 रंग-भूमि; रंग-शाल्ा; --हौन 
(वि०) ! अपाहिज, विकलांग, 2 विकृत अंगवाला । 

अद्भुक [अड्ग्‌--अच्‌, स्वार्थ कन्‌] 4. अद्भ--अकृतमधुरै- 
रम्बानां मे कुतृहलमद्भक:--उत्त ० २२०, २४. 2. 
शरीर-शि० ४॥६६ । 

अद्भणं--दे ० अज्भनम्‌ । 

अद्भतिः [ अद्भ+-अति] . सवारी, यान (स्त्री० भी), 
2 अग्नि 3. ब्रह्मा 4. अग्निहोत्री ब्राह्मण । 

अद्भदं [ अंगं दायति द्यति वा, दे--दो--क ] आभूषण, 

कंकण जो कोहनी के ऊपर भुजा में पहना जाता हैं, 

बाजूबन्द,--तप्तचामीकराज्ुद:--विक्रम ०७ १।१४; 

संघट्टयन्नद्भदम ड्रदेन--रघु०ण. ६॥७३;--दः 


१० 


: 


) 


किष्किघा के बानरराज बालि का पुत्र; 2 ऊमिला से 
उत्पन्न लक्ष्मण का पुत्र--रघु० १५॥९०, इसकी 
राजधानी का नाम अंगदीया था । 

अड्भूनं-णं [ अड्ग-ल्यूट |] 4 टहलने का स्थान, आंगन, 
चौक, सहन, बगड़; गृह, गगन" व्यापक अन्तरिक्ष; 
>भुवः केसरव॒क्षस्य--माल० १; 2 सवारी 3 जाना, 
चलना आदि। 

अड्भना [ प्रशस्तम्‌ अद्भम्‌ अस्ति यस्याः:---अद्भु+न+टाप्‌ | 
 स्त्रीमात्र, नृप, गज , हरिण” इत्यादि; 2 सुन्दर 
स्‍त्री 3 (ज्यो०) कन्या राशि। सम०--जनः 4 स्त्री 
जाति 2 स्त्रियां; --प्रिय (वि०) स्त्रियों का प्रिय, 
--प्रियः अशोकवक्ष । 

अड्भस्‌ (पुं०) [अज्ज्‌-+असुन्‌ कुत्वम्‌] पक्षी । 

अद्भारः-रं [अड्गू+-आरन्‌ |] ! कोयला (जलता हुआ या बुझा 
हुआ, ठंडा);-उष्णो दहति चाज्भार:शीतः कृष्णायते 
करम्‌--हिं० १।८० ;-त्वया स्वहस्तेनाड्भाराः कषिता: 
--पंच ० १ तुमने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, 
तु० अपने लिए स्वयं खाई खोदना' 2 मंगल ग्रह,---र 
लाल रंग । सम० --धानिका अंगीठी, कांगड़ी, 
--पात्री, --शकटी अंगीठी, कांगड़ी; --वल्लरोी 
--बल्ली नाना प्रकार के पौधों का नाम विशेषतः 
गंजा' घंंघची । क्‍ 

अद्भारक:-क [अद्भार- स्वार्थ कन्‌] कोयला 2 मंगल ग्रह 

_ --* विरुद्धस्य प्रक्षीणस्यथ बृहस्पतेः--मृच्छ » ९३३; 

--“ चारः मंगल ग्रह का मार्ग 3 मंगलवार (दिन, 
“वासर:) ,--क एक छोटी चिनगारी। सम०--सणिः 
मृंगा । 

अद्भारकित (वि०) [ अजद्भारक-+इतच्‌ ] झुलसा हुआ, 
भुना हुआ । क्‍ 

अड्भारिः (स्त्री०) [ अंगार-मत्वथे ठन्‌-पृषो० कलोप: |] 
कांगड़ी, अंगीटी । क्‍ 

अद्भारिका [अंगार-मत्वर्थे ठनू-कप्‌ च]१ कांगड़ी 2 गन्ने की 
पोरी 3 किशुक वक्ष की कली । 

अद्भारिणी | अंगार+-इन्‌-+-डीपू ]। छोटी अंगीठी, 2 लता । 

अद्भगरित (वि०) [ अज्भार+इतच्‌ | झुलसा हुआ, भुना 
हुआ, अधजला --तः+त॑ पलाश वक्ष की कली,--ता 
| >-दे० अड्भारधानी 2 कली 3 लता । 

अद्भारीय (वि०) [ अड्भार+छ ] कोयला तैयार करने की 
सामग्री । 

अड्धिका [ अजड़-+क-+टाप्‌ ] चोली, अंगिया । 

अड्धिन्‌ (वि०) [ अद्भ+इन्‌ ] ! शारीरिक, देहधारी,-- 
धर्मार्थंकाममोक्षाणामवतार इवा ड्रवानू-रघु० १०८४, 
३८; 2 गौण अंगों वाला, मुख्य, प्रधान--यथे रसस्यां- 
गिनो धर्माट, एक एवं भवेदज्की श्वद्भारो वीर एव वा- 
सा० द०। 


( 


अद्धभिरः, अद्धिरस्‌ (पुं०) [अज्भ--अस्‌-- इरुट] ऋग्वेद के 
अनेक सूकतों का द्रष्टा एक प्रसिद्ध ऋषि; -- (ब० व०) 
अंगिरा ऋषि की सन्‍्तान.। 

अद्भीकरणम्‌, अद्भीकारः, अदड्भीकृतिः (स्त्री०) [अद्भन॑- 
च्वि+क-ल्युटू,--क--घज्ण, क--क्तिन्‌] 4. स्वी- 
कृति 2. सहमति, प्रतिज्ञा, ज़िम्मेदारी आदि । 

अड्भीय (वि०) [अजद्भ--छ | शरीर संबन्धी । 

अडन्गुः [अडग-- उन] हाथ । 

अडग्गुरिः-री -- दे ० अंगुलि | 

अड्गूल: [अड्गू--उलच्‌] 4. अंगुली 2. अंगूठा (नपुं० 
भी ), 3. अंगुल भर की नाप (नपुं० भी) जो ८ जौ 
के बराबर होती है, १२ अंगुलियों की एक “वितस्ति' 
या बालिस्त और २४ अंगुलियों का एक 'हाथ' का नाप 
होता है । 

अड्गुलि:-ली, अड॒गुर्रि:-री(स्त्री ०) [अंग उलि] . अंगली 
(पांचों अंगुलियों के नाम--अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, 
अनामिका और कनिष्ठा या कनिष्ठका हैं) --पैरका 
पंजा-पांव की अंगुली कहलाती हैं 2. अंगठा, पैर का 
अंगूठा 3. हाथी की सूंड की नोक 4. 'अंगूल,नाप विशेष । 
सम०---तोरणं मस्तक पर चन्दन का अधे चन्द्राकार 
तिलक ; --त्रं-त्राणं अंगूठे की रक्षा के निमित्त बना एक 
प्रकार का दस्ताना जिसे धनुर्धर पहनते हैं; --म॒द्रा, 
“मुद्रिका मोहर लगाने की अंगठी,--मोटनं,-स्फोटन 
चुटकी बजाना, अंगुली चटकाना;-संज्ञा अंगुलियों 
से संकेत--मुखापितैकाझुगुलिसंज्यैव-कुमा० ३।४१; 
“संदेश: अंगुलियों के इशारे से संकेत करना; --संभतः 
नाखून । 

अडगुलिका>-अंगुलि: । 

अड्गुली- (रो) यं,-कं-यक॑ [अंगुरि (लि) -|-छ-स्वार्थें कन] 
अंगूठी-तव सुचरितमझंगुलीयं नूनं प्रतनु ममेव-श० 
६।१०;--(पुं०भी )-काकुत्स्थस्याछगुलीयक: भट्॒टि० 
८।११८। 

अड्गुष्ठः [अंगु--स्था--क] 4. अंगूठा, पैर का अंगूठा 2. 
'अगूठा भर नाप विश्वेष जो अंगुल के समान होती है। 
सम०-मात्र (वि०) अंगूठे की लम्बाई के बराबर “त्र 
पुरुष॑ निश्चकर्ष बलाद्यम:-महा ० । 

अड्गुष्ट्यः [अड्ग्गुष्ठ भवः-यत्‌] अंगूठे का नाखून । 

अडगष: [अड्ग्‌ू-- ऊषन्‌] 4. नेवला 2. तीर । 

अड्घ्‌ (म्वा० आ० अक० सेट ) [अड्घते-अहूघित | . जाना. 
2. आरभ करना 3. शीघ्रता करना 4. धमकाना । 

अंड्घस्‌ (न०) [अड्घर--असुन] पाप-वेणी० ११२, 

(पाठांतर) क्‍ 

अंधिः-मंहिः-[अड्घ्‌--क्रिन्‌] 4. पैर 2. वक्ष की जड़ 
3. इलोक का चौथा चरण। सम०-पः वक्ष--दिक्ष 
व्यूडाइध्रिपाड्:-वेणी ० २।१८,-पान (वि०) बच्चे 


) 


की भांति अपने पर का अंगूठा चूसने वाला--स्कन्धः 
टखना । 

अच्‌ (म्वा० उभ० इदित्‌ अक० वेट) [ अचति--ते, 
अज्चति, आनञ्च, अज्चित,-अक्त |] जाना, हिलना; 
८ सम्मान करता, प्रार्थना करना आदि; दे० “अज्च्‌' 
से संबद्ध --च्‌ (पुं०) [व्या०] स्वरों के लिए प्रयुक्त 
शब्द । 

अचक्षुस (वि०) [ न० ब० ] नेत्रहीन, अंधा; “विषय 
(वि०) अदृश्य, (नपुं०) [ न० त० ] खराब आँख, 
रोगी आँख । 

अचण्ड (वि०) [ न० त० ] जो क्रोघी स्वभाव का न हो, 
शान्त, सौम्य । 

अचतुर (वि०) [ न० ब० ] | “चार की संख्या से रहित 
2 | न० त० ] अनाड़ी । 

अचर (वि०) | न० त० | स्थिर--चराचरं विश्वं--कुमा ० 
२।५; --चराणामन्नमचरा:--मन्‌ ० ५।२९। 

अचल (वि०) [ न० त० ] दढ़, स्थिर, निश्चित, स्थायी--- 
चित्रन्यस्तमिवाचल॑ चामरम--विक्रम० १।४,-लः ! 
पहाड़, (कहीं २) चट्टान 2 काबला या कील 3 सात 
को संख्या,--ला पृथ्वी,--लं ब्रह्म । सम०--कन्यका, 
“>तनया, --दुहिता, >-सता हिमालय पव॑ंत 
को पुत्री पार्वती” --कौला पृथ्वी;--ज, --जात 
(वि०) पहाड़ पर उत्पन्न, --जा, --जाता पाव॑ती; 
“7त्विष (प०) कोयल,--द्विष (पुं०) पर्वतों का शत्रु, 
इन्द्र का विशेषण जिसने पहाड़ों के पंख काट दिये थे । 

अचापल---ल्य (वि०) | न० ब० ] चंचलतारहित, स्थिर, 
ले-ल्यं--[ न० त० | स्थिरता। 

अचित्‌ (वि०) वे० [ नञ-+वचित्‌--क्विप्‌ न० त० |] 
4 समझदारी से रहित, 2 धम्ंशन्य 3 जड़। 

अचित (वि०) वै० [ न चित--इति न० त० ] 4 गया 
हुआ 2 अविचारित 3 एकत्र न किया हुआ । 

अचित्त (वि०) [न० ब०] . अकल्पनीय 2. बृद्धिरहित, 
अज्ञान, मूर्ख 3. न सोचा हुआ। 

अचिन्तनीय-अचिन्त्य (वि०) [ नञ_-- चिन्त्‌+-अनीयर, 
चित्‌-+-यत्‌ | जो सोचा भी न जा सके, समझ से परे, 
- यस्तु तब प्रभाव:-रघ्‌ ० ५३३, -त्यः शिव । 

अचिन्तित (वि०) [न० त०] अप्रत्याशित, आकस्मिक, 
पंच० २॥३ । 

अचिर (वि०) [न० त०] 4. संक्षिप्त, क्षणिक, क्षणस्थायी, 
दे० य्रुति, भास्‌, प्रभा आदि 2. नया-रघु० ८।२०; 
समस्त पदों में अचिर' का अर्थ है--हाल में, अभी, 
कुछ ही पहले-्रवृत्तं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य-श० १; 
अभी अभी, “प्रसुता-श० ४-अभी २ जिसने बच्चे को 
पैदा किया हैं (यह एक हरिणी के विषय में कहा गया 
है जो प्रसवोपरान्‍्त चल बसी है)-अथवा गाय जिसने 


( 


वछड़े को जन्म दिया है -रं [क्रि०ण वि०] [अचिरेण 
अचिराय, अचिरात्‌ और अचिरस्य भी इसी अथ के 
द्योतक हैं ] 4. बहुत देर नहीं हुईं, अभी कुछ पहले 2 
हाल ही म, अभी, 3. शीघ्र, जल्दी, बहुत देर न करके । 
सम०- अंजशु,- आभा,- टुति,- प्रभा,- भास, 
रोचिस (स्त्री०)) बिजली- शुविलासचंचला लक्ष्मी:-- 
कि० २।१९, भासां तेजसा चानलिप्ते-श० ७।७ । 

अचेतन (वि०)[न० ब०] | निर्जीव, अबोघ,-चेतन नंषु- 
मेघ० ५; 2. बोघरहित, अज्ञानी । 

(वि० )[वञ्म +छो--क] स्वच्छ, न्तिमेल, पारदशेंक 
विशद्ध-मकताच्छदन्तच्छविदन्तुरैयम्‌-उत्त> ६।२७ 
मंघ० ५१;-कि रत्नमच्छा मति:-भामि० १।१६; 
-चछः . स्फटिक 2. भाल-तु ० _भलल्‍ल भी। सम०-- 
उदन्‌ [अच्छोद | (वि०) स्वच्छ जल वाला -द॑ं कादम्बरी 
में वणित हिमालय परवंतपरास्थितएक झीलात्भल्लः 
रीछ । 

अच्छ-च्छा (अव्य०) वै०-की ओर, (कर्म कारक के साथ ) 
की तरफ । 


अच्छन्दस (वि०) [न० ब०] . उपनीत न होने के कारण 
या शृद्र होने के कारण बंद को न पढ़ने वाला, 2. 
छंदरहित रचना । 

अच्छावाकः [अच्छ--वच्‌--घजणा] सोमयाग का ऋत्विक्‌ 
जो होता का सहायक होता हैं । 

अच्छिद्र (वि०) [न० ब०] छिद्ररहित, अक्षत, निर्दोष, 
दोष रहित-जपच्छिद्रं तपच्छिद्र यच्छिद्र श्राद्धकमेणि, 
सर्वे भवतु मे5च्छिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादत:; -द्वं [न० त० | 
निर्दोष काये या दशा, दोष का अभाव, द्रेण, बिना 
रुके, आदि से अन्त तक ॥ 

अच्छिन्न (वि०) [न० त०] 4. अटट, लगातार चलने 
वाला, अनवरत 2. जो कटा न हो, अविभकक्‍त, अक्षत, 
अखंडय । 

अच्छोटनम्‌ [नञा -छट--णिच्‌ +- ल्युट |] आखेट, शिकार । 


अच्यत (वि०) [न० त०] अपने स्वरूप से न गिरा हुआ, 
दढ़ू, स्थिर, निविकार, अचल 2. अनर्वर, स्थायी 
-तः विष्णु, सबंशक्तिमान्‌ प्रभु,--गच्छाम्यच्युतदश- 
नेन-काव्य ० ५ (यहां अ का भी अथ हँ-दढ़, जो 
वासनाओं का शिकार न हो)। सम०-अग्रज: 
बलराम या दइन्‍द्र-अंगज:,-आत्मज:,-पृत्र: कामदेव, 
कृष्ण और झरुक्मिणी का पुत्र,-आवास:,-वासः पीपल 
का वक्ष । 

अज्‌ (म्वा० पर० अक० सेट०-आधंघातुक लकारों में 
विकल्प से वी' आदेश होता है) [अजति, आजीत्‌ 
अजितुम, अजित-बवीत ] 4. जाना 2. हांकना, नेतृत्व 
करना 3. फेंकना (उपसर्गों के साथ इस घातु का 
प्रयोग केवल वंद में ही पाया जाता हैं) । 


१२ ) 


अज (वि०) [न० त०-न जायते नञ्य -जन्‌+-ड | अजन्मा 
अनादि,-अजस्य गृक्रतों जन्म-रघु० १०।२४;-ज 
. “अज' स्वशक्तिमान्‌ प्रभु का विशेषण, विष्ण 
शिव,ब्रह्मा 2. आत्मा, जीव 3, मंद, बकरा 4. मंषराशि 
5. अन्न का एक प्रकार 6. चन्द्रमा, कामदेव । सम० 
>-अदनो (स्त्री) कटीली काकमाची, धमासा,-अविक 
छोटा पश,--अह॒बं बकरे ओर घोडे,-एडक॑ बकरे और 
मंढ,-गरः अजगर नामक भारी सांप जो, कहते हैं 
बकरियों को निगल जाता है;-(री) एक पौधे का 
नताम-गल दे० नी० “अजागलरू ; -जीवः,-जी विकः 
गडरिया, इसी प्रकार-- प:,-- पाल: ; - मारः . कसाई, 
2, एकप्रदेश का नाम (क्तंमान अजमेर ),-मोढः 
अजमंर नामक स्थान का नाम, 2, यधिष्ठिर की 
उपाधि,-मोदा,-मोदिका अजमोद-एक ओऔषध का 
नाम जिसे मराठी में “ओंवा' कहते हैं,-श्यूंगी 'मेंढासिगी 
पौधे का नाम । 

अजकव:-बं [अजं विष्णु क॑ ब्रह्माणं वातीति-वा-|क | शिव 
का घनूष । 

अजका-अजिका [स्वार्थ कन--टाप्‌] छोटी बकरी, बकरी 
का बच्चा । 

अजकावः-वं [अजं विष्णं क॑ ब्रह्माणम अवति इति अव-- 
अण] शिव का घनष, पिनाक । 

अजगवं [अजगो बिष्ण॒स्तं वातीति-वा-+क] शिव का 
घन्‌ष, पिनाक । 

अजगाद: [अजगो विष्णस्तमबतीति-अव--अण ] शिव का 
घनष, पिनाके । 

अजड (वि०) [न० ब०] जो जड न हो, समझदार । 

अजन (वि०) [न० ब०] जनशन्य, बियाबान । 


अजनिः (स्त्री०) [अजू--अनि) पथ, मार्ग । 
अजन्मन्‌ (वि०) अनुत्पन्न, अजन्मा' प्रभु का विशेषण, 
(पृ०) परमानन्द, छुटकारा, अपम॒क्ति । 
कक वि०) [न० त०] उत्पन्न होने के अयोग्य, मानव- 
के प्रतिकूल,--न्यं अपशकुनसूचक अशुभ घटना 
जैसे कि भूचाल । 
अजप: [न० ब०] वह ब्राह्मण जो सन्ध्योपासना उचित 
रूप से नहीं करता हैं । 
अजंभ (वि०) [न० ब०] दांत रहित,-भः 4. मेंढक, 
2. सूर्य 3. बच्चे की वह अवस्था जब उसके दांत नहीं 
निकले हैं । 
अजय (वि०) [न० ब०] जो जीता न जा सके, जो 
हराया न जा सके, नाय;-यः हार, पराजय; -या 
भाग । 
अजय्य (वि०) [नञ्‌+जि-+यत्‌ न० त०] जो जीता न 
जा सके, श० ६।२९, रघु ० १८।८ । 
अजर वि० [न० त०]. जिसे कभी बृढ़ापा न आदे, सदा 


( 


जवान 2. जो कभी न मुझवि, अनर्वर;-पुराणमजरं 
विदु-रघु ० १०।१९---२: देवता,--रं परमात्मा । 

अजयें [नव्म्‌ +जु--यत्‌ न० त०] (अभिहित या अध्याहृत 
'संगतं के साथ) मित्रता-मगरजर्य जरसोपदिष्टम्‌- 
रघ्‌० १८।७ । 

अजजस्र (वि०) [नव -+जस्‌-- र न० त० ] अविछिन्न, अन- 
वरत, लगातार रहने वाला; -- दीक्षाप्रयतस्य-रघु० 
रे।४४;-खत्र (अव्य ०) सदा, अनवरत, लगातार- 
तच्च घनोत्यजस्रम्‌-उत्त ० ४॥२६ | 

अजहत्स्वार्था |न जहत्‌ स्वार्थाज्त्र-हा+-शत्‌ न० ब०। 
लक्षणा शक्ति का एक भेद जिसमें मख्याथ पद-शन्यता 
के कारण नष्ट नहीं होता; जेसे कुंता: प्रविद्यंति +-कुंत 
घारिण: पुरुषा:, इसे उपादान लक्षणा भी कहते हैं । 

अजहल्लिगं [न जहत्‌ लिजछु यत्‌, हा+-शत्‌ न० ब०] 
संज्ञा शव्द जिसका लिग नहीं बदलता चाहे वह 
विशेषण की भांति ही क्‍यों न प्रयक्‍्त किया जाय- 
उदा०-वंदः (अथवा) श्रुति: प्रमाणम्‌ (प्रमाण: अथवाः 
प्रमाणा नहीं) 

अजा (स्त्री०)) | नञम+जन-+-ड+टाप्‌ | 4 (सांख्य 
दशन के मतानसार) प्रकृति या माया; 2 बकरी । 
सम ०--गलस्तनः: बकरियों के गल में लटकन 
वाला थन; (आलं०) किसी वस्तु की निरथंकता 
सूचित करने में इसका उपयोग होता है। घर्मार्थ- 
काममोक्षाणां यस्यैकोषपि न विद्यते । स्तनस्येव तस्य 
जन्म निरथंकम्‌ ॥ --जोवः-- पालकः गडरिया, दे० 
अजजीव आदि । 

अजाजि:--जी (स्त्री ०) [ अजेव आज: त्यागः यस्याम्‌ -- 
अज--आज+-+- इन | सफद या काला जीरा । 

अजात (वि०) | न० त० | अनुत्पन्न--अजातमृतमूखे म्यो 
मृताजातौं सुती वरम --पंच० ९, जी अभी उत्पन्न 
न हुआ हो, पंदा न किया गया हो, अविकसित हो 
ककुदू, पक्ष इत्यादि । सम० ---आरि, -ह्ञत्र 
(वि०) जिसका कोई ज्ञात्न न हो, जो किसी का शात्र 
न हो; (-रि:-त्रु:) “युधिष्ठिर की उपाधियाँ--हंत 
जातमजातारे: प्रथमेन त्वयारिणा --शिशु० २।१०२; 
नद्वेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्र: --वंणी ० ३।१३; 
शिव तथा दूसरे अनेक देवताओं की उपाधि; 
-ककुत -द्‌ (पु०) थोड़ी उम्र का बेल जिसका कुब्ब 
अभी न निकला हो; --श्यंजन (वि०) जिसके दाढ़ी 
आदि अभिनज्ञान चिह्न न हों; --ब्यबहार: अवयस्क 
नाबालिग जिसको अभी तक क्यस्कता न मिली हो । 

अजानिःनिास्ति जाया यस्य-जायाया निडादेश:-न० ब०] 
जिसके स्त्री न हो, पत्नीहीन, विघर । 

अजानिक: [अजेन आनो जीवन यस्य-ठन्‌] गडरिया, बकरियों 
का व्यापारी । 


१२ 


) 


अजानेय (वि०) [अजे5पि आनेय:--यथास्थानं प्रापणीयः- 
इति अज्‌+अप-आ-+नी+यत्‌] उत्तम कुरू का 
निर्भय (जसे घोड़ा ) 

अजित (वि०) [नञा +जि+क्‍त] 4. जो जीता न जा सके 
अजय, दुघर- ०तं पुण्य महः-उतक्त ० ५॥२७ 2. न 
जीता हुआ (देश आदि) अनियन्त्रित, अनिरुद्ध; 
०आत्मन्‌, ०इन्द्रिय -- जिसने अपने मन या इन्द्रियों का 
दमन नहीं किया हूँ ;-तः विष्णु, शिव, या बुद्ध । 

अजिन॑ [अज्‌-+-इनच्‌ | बाघ, सिह या ही आदि, विशेषकर 
काले हिरन की रोएंदार खाल जिसके आसन बनते हूँ 
या जो पहनने के काम आती हे---अथाजिनाष।ढुथ र:- 
कुमा ०५३३०, ६७; कि० ११।१५. 2. चमड़े का थैला 
या घोंकनी । सम ०-पत्रा,-पत्रो,-पत्रिका चमगादड़ 
--योनिः हरिण, क्ष्णसार मृग-वासिन्‌ (वि०) मृग- 
चम पहनने वाला,-संधः मुगचम का व्यवसाय करने 
वाला । 

अजिर (वि०) [अज्‌+किरन्‌] शीघ्रगामी, स्फूतिवान्‌; 
-रं . आंगन, अहाता, अखाडा; उटजाजिरप्रकीर्ण- 
का० ३९; 2. शरीर 3. इन्द्रियगम्या पदार्थ क॑ वायु; 
हवा 5. मेंढक,-रा 4. एक नदी का नाम 2. दुर्गा का 
नाम । 

अजिहदय (वि०) [न० त०] 4. सीधा 2. सच्चा, खरा, 
ईमानदार; -०गामिभि:-शि ० १(६३, बेलाग और 
खरा; -हाः मेंढक । 'सम०-ग (वि०) सीघा चलने 
वाला,-ब्रजेहिशमजिद्ग:-मनु ० ६३ (-ग: तीर । 

अजिह्ः [न० ब०] मेंढक । 

अजीकव [अज्या शरक्षेपणन क॑ ब्रह्माणं वाति प्रीणाति 
वा-+क] शिव का घनष । 

अजीयतें: [अज्यं गमनाय गत॑ यस्य-ब ० स०] साँप । 

अजीर्ण (वि०) [न० त०] न पचा हुआ, न सड़ा हुआ, 
-ण अपच । 

अजीणिः (स्त्री०) [नव +जृ-क्तिन] 4 मन्दाग्नि-- 
कैर-जीणंभयाद्‌ भ्रातभोजन परिहीयते-हि० २।५७ 2. 
बल, शक्ति, क्षय का अभाव । 

अजीब (वि०) [न० ब०] निर्जीव, जीव रहित;-बवः [न० 
त०] सत्ता का अभाव, मत्य । 

अजीदनिः (स्त्री०) [नञ्अ+जीव्‌+अनि] मृत्यु, सत्ता का 
अभाव (अभिशाप के रूप में प्रयुक्त )-अजीवनिस्ते 
शठ भयात्‌-सिद्धा ०-अरे दुष्ट ! भगवान तुम्हें मृत्य दे 
भगवान्‌ करें, तुम मर जाओ । 

अज्झलं !. ढाल 2. जलता हुआ कोयला । 

अज्ञ (वि०) [नञा -|ज्ञा+॑क न० त०] . न जानने वाहढूा 
ज्ञान रहित, अनभवहीन-अज्ञो भवति वे बाल:-मन्‌ ० 
२।१५२ 2. अज्ञानी, अनसमझ, मूर्ख, मूढ, जड़ (मनुष्यों 
और पशुओं के विषय में भी कहा जाता हे)-अज्ञ 


( 


सुखमाराध्य:-भतं ० २० 3. अजान, समझ की शक्ति 
से हीन । 


अज्ञात (वि०) [न० त०] न जाना हुआ, अप्रत्याशित 


अनजान- पातं सलिले ममज्ज-रघ ० १६।॥७२। सम० 
-चर्या,-वास: छिप कर रहना (पाण्डवों के विषय में- 
“अज्ञातवास' प्रसिद्ध हैं) । 


अज्ञान (वि०) [न० ब०] अनजान, बेंसमझ,-नं [न० 


त०] . अनजानपना, 2. विशेष करके आध्यात्मिक 
अज्ञान-अर्थात्‌ अविद्या जिसके वशीभूत हो कर मनुष्य 
अपने आप को ब्रह्म से पथक समझता हूँ तथा 
भौतिक संसार की वास्तविकता को मानता हैं। सम- 
स्तपदों में अज्ञान' का अन॒वाद “अनजाने म॑ “अनव- 
धानता में 'बेखबरी में! किया जा सकता हैं । “आच- 
रित, 'उच्चारित इत्यादि । 


अञ्च (म्वा० उभ० सक० वेट) [अज्चति-ते, आनज्च, 


अडि्चतं, अच्च्यात---अंच्यातूु, अकक्‍्त--अज्चित] 
झुकाना; शिरोउड्चित्वा--भटद्टि० ९।४० 2. जाना 
हिलना, झुकाव होना--स्वसन्त्रा कथमज्चसि-भट्‌टि ० 
४।२२, त्वं चेदजुवसि लो भम्‌-भाभि ० १।४६ लालायित 
होना 3. पूजा करना, सम्मान करना, आदर, करना, 
सुशोभित करना, सम्मानित करना दे० आगे “अचज्चित' 
4. प्रायना-करना, इच्छा करना, 5. बृड़ब॒ुड़ाना, अस्पष्ट 
बोलना | प्रेर० या चु० उभ०-प्रकट करना, प्रकाशित 
करना ,-मुदमञझचय-गीत० १० । उपसर्गों के साथ 
प्रयोग, अपूच्द्राकरनाए हटाना, हटजाना; आ--- 
झकाना; उत्‌-. ऊपर उठना 2. उन्नत होना, प्रकट 
होना; उदज्चनमात्सये-गं० ल० ६, उप्‌-खींचना, 
(जल) ऊपरानिकालनाए नि- . झुकाना, इच्छा करना 
2, कम करना, अपेक्षा करना-न्यञ््चति वयसि प्रथमे- 
भाभमि० २।४७ परा-मोड़ना, मड़ना-याताइचेन्न परा- 
व्चन्ति द्विरदानां रदा इव-भामि० १।६५; परि-घुमाना, 
मंवरमें डालना, मरोडना: वि-खींचना, नीचे को 
झुकना, फंलना, फैलाना; समू-भीड़ करना, इकट्‌ठ 
हांकना, इकट्ठ झूकता । 


अड्चल:-ल [ अज्च--अलच्‌ ] वस्त्र का छोर या 


किनारा, गमोट या झालर--श्षीणाज्चछमिव पीनस्तन- 
जघनाया:--उद्भट, 2. कोना या आँख का बाहरी 
कोण-दुगऊचले: पश्यति केवल मनाक्‌-उदभट । 


अज्चित (भू० क० क्ृ०) [अंच--क्त )  (क) मुड़ा हुआ 


झका हुआ, रघ० १८।५८; (ख) घनषाकार, सुन्दर 
( जसे कि भौहं); ०अक्षिपक्षमन्‌ रघु० ५।७६ 

दार, घंघराले (जैसे कि बाल); 2. सम्मानित, अलंकृत, 
सुशोभित, शोभायमान, सुन्दर; गतेष लीलाडब्चित- 
विक्रमेष-कु० १।३४, “ताम्यां ग्रताभ्याम-रघ २।१८ 
९।२४, 3. सिला हुला, बुना हुआए व्यवस्थित-अर्धा 


) 


ड्चिता सत्वरमत्थिताया: ( रशना )-रघु० ७।१०, 
अरधगंफित या पिरोया हुआ। सम०-अ्रः धनुषा- 
कार या सुन्दर भौओं वाली स्त्री । 


अज्ज (रुघा० पर० सक० अनिट) [कहीं कहीं-आत्मनंपद | 


नक्ति-अंक्ते, अक्त) 4. लेपना, सानना, रंग पोतना 
2. स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना, चित्रण करना 3 
जाना 4. चमकना 5. सम्माभित करना, समारंभ 
करना 6. सजाना ; प्रेर०- सानना, 2 बोलना, वमकना 
उपसगों के साथ, अधि--उपकरण जुटाना, सुस- 
ज्जित करना; अभि-. लीपना, सानना 2. कल॒षित 
करना, मलिन करना, अभिवि- प्रकट करना, व्यक्त 
करना; आ- 4. लेप करना 2. सरल बनाना, तंयार 
करना, 3. सम्मानित करना, बि-प्रकट करना, व्यक्त 
करना, जाहिर करना-अक्िज्चनत्वं मखजं व्यनक्ति- 
रघु० ५११६, शि० २६। 


अञड्जन: [अज्ज्‌+ -ल्युट | (पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा 


के) रक्षक हाथी,-नं 4. लीपना पोतना, मिलाना 
2. प्रकट करना, व्यक्त करना 3. काजल या सुरमा जो 
आंखों में लगाया जाता हैं;-विलोचनं दक्षिणमज्जनेन 
सम्भाव्य-रघ० ७।८, असत उत्त० ४॥१९. मच्छ ० 
१३४; (आलं० भी) अज्ञानान्धस्थ लोकस्य ज्ञानाञज्जन 
शलाकया । चक्षरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनयेनमणणा 
शिक्षा० ४५, (तु०)दारिद्रयं परमांजनम्‌ 4. लेप,सौंदये- 
वर्धक उबटन 5. मसी 6. आग 7. रात्रि 8. (-नं, -ना) 
(सा० श्ञा०) व्यंग्याथं, व्यंग्यार्थ के प्रकट होने को 
प्रक्रिया, अनेकार्थक शब्द का प्रयोग जिसका प्रसंगत: 
विशेष अर्थ होता है-अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्व 
नियन्त्रिते। संयोगाद्य रवाच्यार्थंधी कदव्यापतिर ज्जन म ।। 
काव्य २, दे० “व्यंजना भी। सम ०-अंभस 

आँख का पानी,-शलाका सुरमा लगाने की 8." । 


अज्ज्ञना ( अज्ज--ल्यट-+-टाप्‌ ) 4. उत्तर भारत की 


हथिनी 2. हनमान या मारुति की माता । 


अज्जलि: [ अञज्ज+ अलि ] दोनों खुले हाथों को 


मिलाकर बनाया हुआ कटोरा, करसंपुट, अंजलिभर 
वस्तु-सुपूरोी मृषिकाञझ्जलिः- पंच ० १॥२५, प्रकीर्ण 
पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्‌-वेणी ० १।१, अंजलि- 
भर फूल; इसी प्रकार-जलस्यांजलयों दश--या० 
३।१०५, दस अंजलियांजर्थात्‌॒जलसे तपंण ; -श्रवणा- 
उजलिपुटपेयम-वेणी ० १।४; अंजल रच्‌,-बंध,-कू या 
-भाघा, हाथ जोडकर नमस्कार करना 2. अत एवं 
सम्मान या नमस्कार का चिह्न, रघ० ११॥७८; 3 
अनाज को माप>-कुडव । सम०-कमन्‌ ( नपु० ) 
हाथ जोड़ना, आदरय॒त नमस्कार;-कारिका मिट्टी 
की गडिया,-थुटः-टं दोनों खुले हाथों को जोड़ने से बने 
कटोरे के आकार का गतें, हाथ की खली हथेलियाँ। 


( 


अज्जलिका [अज्जलिरिव कायते प्रकाशते-क--क-[-टाप! 
एक छोटा चूहा । 

अञजस ( वि० ) [ स्त्रियामू-अज्जसी, अज्ज्‌-[--असच ] अ- 
कुटिल, सीधा, ईमानदार, खरा । 

अज्जसा ( अव्य० ) 4. सीधी तरह से 2. यथावत्‌, उचित 
रूप से, ठीक तरह से-विद्यहे शठ पलायनच्छलान्य- 
उजसा-रघु० १९।३१ 3. शीघ्र, जल्दी, तुरन्त । 

अड्जिष्ठ:-एण: [अंज्‌-(- इष्ठट्यू, इष्णुच वा ] सूर्य । 

अज्जीरः:-रं [ अज्ज्‌--ईरन्‌ ] अंजीर वृक्ष की जातियाँ 
ओर उसके फल । क्‍ 

अट्‌ ( भवा० पर० अक० सेट, आ० विरल ) ६ अटति, 
अटित ] इधर उधर घूमना ( अधि० के साथ ); 
( कई बार कमं० के साथ ), भो बटो भिक्षामट- 
सिद्धा० “भिक्षा मांगने आओ'- आट नैकटिकाश्रमान्‌- 
भटूटि० ४१२; (यछूनत ) अटादयते, स्वभावतः 
इधर उधर घूमना जसे कि कोई साधु संत घूमता 
हू । 

अट ( वि० ) 
प्रयोग ) । 

अठन [ अट्‌--ल्युट्‌ ] घूमना, भ्रमण करना--भिक्षा”, 
रात्रि” आदि। 

अटनि:-नी ( स्त्री०) | अटू--अनि, डीप वा ] घन॒ष का 
खांचेदार सिरा, निन्‍्यतु: स्थलनिवेशिताटनी लीलयैव 
धनुषी अधिज्यताम्‌-रघु० १११४ । 

अठा | अट-+अहू-+टाप्‌ ] साधु संतों की भांति इधर 
उधर घूमने की आदत, इसी प्रकार अदया, 
अटाटया । 

अटरु (रू) ष: [अट--रुष्‌--क] अड्सा, वासक का पौधा । 

अटबिः-वी ( स्त्री० ) [ अटू--अवि डीष वा ! बन, जंगल 
“आहिड्यते अटव्या अटवीमू-श० २ । 

अटबिकः [| अटवि--ठन्‌ ] बन में काम करने वाला, दे० 
“'आटबिक: । 

अट॒द (म्वा० आ० ) . वध करना 2. अतिक्रमण करना, 
परे जाना (आलं० रूप से भी) ;-प्रेर०--4. घटाना, 
कम करना 2. घृणा करना, तिरस्कृत करना । 


अट्ट (वि०) [अट्ट्‌-+-अच्‌ | . ऊंचा, उच्चस्वरयुक्त 2. बार- 
बार होनेवाला, लगातार आने वाला 3. शुष्क, सूखा 
“हैः [अटूट +घज्ण | . अटारी 2, कंग्रा, मीनार, 
ब॒ज-नरेन्द्रमार्गाट् इव-रघु० ६॥६७ 3. हाट, मंडी 
4. महल, विज्ञाल भवन,-टर्ट भोजन, भात, अद्- 
शूला जनपदा:-महा० (अट्टम्‌ अन्नम्‌ शूलू विक्रेय॑ येषां 
तै-नीलकंठ ) । सम०-अट्टहासः ठहाका,-हासः-हसित॑, 
“हास्य जोर की हंसी या ठहाका, शिव का अद्गहास 
-अपंबकस्य-मेघ० ५८;-हासिन्‌ (पुं०) 4.शिव, 2. 
ठहाका 'लगाकर हंसने वाला । 


| अट्‌न-अडः | घूमने वाला; ( समास- 


१५ ) 


अट्टकः [अट्ट --अच स्वार्थे कन्‌--टाप्‌] चौबारा, महल । 

अट्टाल:-अट्टालक:ः [अटूट इव अलति-अल -|-अच्‌ स्वार्थें कन। 
अटारी, बालाखाना, चौबारा, महल । 

अट्टालिका [अट्टाल-|-स्वार्थे कन्‌] महल, उत्तंग भवन । 
सम०-कारः राज, चिनाई करने वाला, (राजमहलों 
का निर्माता) । 

अड्डे |अड्ड्‌ --ल्युट्‌ | ढाल । 

अण्‌ (म्वा० पर०) . शब्द करना 2. (दिवा० आ०) सांस 
लेना, जीना (अन्‌' के स्थान पर) । 

अण (न) क (वि०) [अण्‌-अच्‌ कुत्सायां कप च] बहुत 
छोटा, तुच्छ, नगण्य, अधम इत्यादि, समास में-'छास' 
और 'हीनावस्था' अर्थ को प्रकट करता है, 'कुलाल:- 
सिद्धा० हेय कुम्हार । 

अणिः (स्त्री०-अणी) [अण्‌--इन्‌ डीष वा] . सई की 
नोक 2. घुरे की. कील, कील या काबला जो गाडी के 
बांक को रोकने के लिए लगाया जाय 3. सीमा । 


अणिमन्‌ (पुं०) अणुता, अणुत्व॑ [ अणु--इमनिच, 
अगु--ता, अणु--त्व ] . सक्ष्ता, 2. आणव 
प्रकृति 3. आठ सिद्धियों में से एक दैवीशक्ति जिसके 
बल से मनुष्य “अणु' जैसा छोटा बन सकता है। 

अणु (वि०) (स्त्री ०-णु-ण्वी) [अण्‌-- उन्‌] सूक्ष्म, बारीक, 
नन्‍हा, लघु, परमाणु-संबंधी-अणोरणीयान-भग० 
८।९;-णुः . अणु-"-"अणु पर्वतीकृत-भर्तृं० 2. ७८, 


बढ़ा देना-तु ० “तिल का ताड़” से 2. समय का अंश 


3. शिव का नाम । सम०-भा बिजली,-रेण आणव 
घूल,-बादः अणु-सिद्धान्त, अणुवाद । 

अणुक (वि०) [स्वार्थ कन्‌] . अतितुच्छ, अत्यन्तहृस्व, 
2. सूक्ष्म, अत्यंत बारीक 3. तीक्ष्ण । 


अणोयस्‌ू, अणिष्ठ (वि०) (अणु---ईयसुन, अणु-- दृष्ठन] 
तुच्छतर, तुच्छतम, अत्यंत तुच्छ;। अणोरणीयांसम्‌ - 
भग० ८।९। 

अण्ड:-ड: [अम्‌ --ड | . अण्डकोष 2. फोता, 3. अंडा-ब्रह्मा 
के बीजभूत अंडे से उत्पन्न होने के कारण 'संसार' 
भी बहुधा ब्रह्मांड! कहलाता है 4. मगनाभि 
या कस्तूरीकोष 5. वीये, 6. शिव । सम०-आकर्षणं 
बधिया करना, -आकार, -आकृति (वि०) अंडे के 
आकार का, अडाकार, अंडवृत्ताकार, (-रः-तिः) 
अंडवृत्त-कोश(ष):-कोषकः फोते,--ज (वि०) अंडे से 
उत्पन्न, (-जः) !. पक्षी, पंखदार जन्तु-कु० ३।४२ 

. £ मछली 3. सांप 4. छिपकली 5. ब्रह्मा, (-जा) 

कस्तूरी,-धरः शिव का नाम,-वर्धनं,-बद्धिः (स्त्री०) 
फोतों का बढ़ जाना,-सु्‌ (वि०) पंखदार जन्तु । 

अण्डक: [अण्ड-स्वार्थ कन्‌] फोता,-क॑ छोटा अंडा--जगदंड- 
ककत रखंडमिव-शि ० ९॥९। 

अण्डालुः [ अण्ड--आलच | मछली । 


ँ 


( 


अण्डीरः [अण्ड-ईरच्‌] पूर्ण बिकसित पुरुष, बलवान 
हृष्टपुष्ट पुरुष । 

अत्‌ (म्वा० पर० अक»० वेट) [अतति, अत्त-अतित] । 
जाना, चलना, घूमना, लूगातार चलते रहना 2. प्राप्त- 
करना (बहुघा वे० ) 3. बांघना 

अतट (वि०) [न० ब० | तटरहित, खड़ी ढाल वाला,-ट 
चट्टान, ढलवा चट्टान । 

अतथा (अव्य०) [नञा -- तत्‌ृ+था] ऐसा नहीं, उचित 
(वि०) अनधिकारी, अनम्यस्त । 

अतदहूँम (अव्य०) [नञ --तदहेम न० त०] अनुचित रूप 
से, अनधिकृत रूप से । 

अतद्गुण: (सा० शा०) “अतदमग्राही, एक अलंकार का 
नाम जिसमें कि प्रतिपाद् पदार्थ-कारण के विद्यमान 
रहते हुए भी दूसरे के गण को ग्रहण नहीं करता- 
काव्य ० १०। 

अतन्त्र (वि०) [स्त्री० -ज्त्री] [त० ब०] . बिना डोरी 
का, या बिना संगीत के तार का 2. बिना लछगाम का 
3. बिचारणीय नियम को कोटि से बाहर की वस्तु जो 
अनिवार्य रूप से बंधन की कोटि में न हो--हस्व- 
ग्रहणमतंत्रम- सिद्धा० 4. सूत्ररहित या अनुभव सिद्ध 
क्रिया । 

अतन्द्र-अतन्द्रित-अत +दिन्‌-अतन्द्रिल-(वि०) [नास्ति तन्द्रा 

यस्य-त० ब०, न तन्द्रित: न० त०,न० त० | सावधान, 

अम्लान, सतर्क, जागरूक; अतंद्रिता सा स्वयमेव वक्ष- 

कान-कु० ५११४, रघु० १७३९ । 


अतपस-अतपस्क वि० [ न० ब० ] घामिक तपरचर्या की 
अवहेलना करने वाला । 

अतकं (वि०)[ न० ब० | तकहीन, यक्तिरहित,-कं: [ न० 
त०] . युक्ति या तक का अभाव, बुरा तक 
2. तकहीन बहस करने वाला । 

अतकित ( वि० )[ न० त० | न सोचा हुआ, अप्रत्या- 
शित,-तं (क्रि० वि०) अप्रत्याशित रूप से। सम० 
-आगत,-उपनत ( वि० ) अप्रत्याशित रूप से होने 
वाला, अकस्मात होने वाला- उपपन्न दर्शनम- 
क्‌० ६।५४॥। 

अतल ( वि०) [ न० ब० ] तल रहित,-लूं | न० त० | 
पाताल,-लः शिव। सम०-स्प्श्‌,-स्परश  (वि०) तल 
रहित, बहुत गहरा, अथाह । 

अतस ( अव्य० ) [ इदम्‌--तसिल ] 4. इसकी अपेक्षा 
इससे ( बहुघा तुलन।त्मक अर्थ वाला ) किमु परमतो 
नतंयसि माम्‌-मतृ ० ३, ६. 2. इस या उस करण 
से, फलत:, सो, इस लिए ( यस्मात्‌ और हि 
का सहसंबंधी-अभिहित या अध्याहृत ) रघु० २।४३ 
३।५०; कु० २।५. 3. यहाँ से, अब से या इस स्थान 
से; (-परम,-ऊध्वंम ) इसके परचात्‌ । सम०-अर्थ,- 


१५ 


) 


मनिभित्त इस कारण, फलत:, इस कारण से;-एव 
( अव्य० ) इस ही लिए-ऊध्ब अब से लेकर, इसके 
बाद; -परं ( क ) इसके आगे, और फिर, (अपा० के 
साथ) इसके परचात्‌ (ख ) इसके परे, इससे आगे; 
भाग्यायत्तमत: परम---श० ४।१६ । 

अतसः [ अत्‌-+-असच्‌ | . हवा, वाय 2. आत्मा 3. अतसी 
के रेशों से बना हुआ कपड़ा ( यह शब्द बहुघा नपुं० 
होता है ) । 

अतसी |अत-- असिच डीप | 4. सन 2. पटसन 3. अलसी । 

अति (अव्य० ) [ अत-+इ | . विशेषण और क्िया- 
विशेषणों से पूर्व प्रयुक्त होने वाला उपसगे-बहुत 
अधिक, अतिशय, अत्यधिक उत्कषं को भी यह शब्द 
प्रकट करता है, नातिदरे अत्यधिक दूर नहीं; क्रिया 
ओर क्ृदन्त रूपों से पूर्व भी प्रयक्त होता हँ-स्वभावों 
ह्यतिरिच्यते आदि 2. (क्रियाओं के साथ ) ऊपर 
परे; अति+इ-परे जाना, इसी प्रकार क्रम, चर 
और ?वह आदि, ऐसे अवसरों पर “अति उपसर्ग समझा 
जाता हैं। 3. (क ) (संज्ञा व सर्वनामों के साथ ) 
परे, पार करते हुए, श्रेष्ठतर, प्रमुख, पूज्य, उच्चतर, 
ऊपर, कमंप्रवचनीय के रूप में द्वितीया विभक्त के 
साथ; या बहुब्रीहि के प्रथम पद के रूप में, अथवा 
तेत्पुरुष समास में सामान्यतः उच्चता और प्रमखता के 
अर्थ को प्रकट करता हुँ; अतियो, “गाग्य:--प्रशस्ता 
गो:, शो भनो गाग्य:, ?राजन"-बढ़िया राजा; अथवा 
द्वितीय पद के साथ रूम कर इसका अथ--अतिक्रांत 
होता है, परन्तु इस अवस्था में द्वितीय पद में दूसरी 
विभक्ति होती हूँ, अतिमत्यें:--मत्यमतिक्रान्त:, ?माल 
>>अतिकान्तो मालाम, इसी प्रकार अतिकाय, दे० 
"केशर अति देवान्‌ कृष्ण:-सिद्धा० (ख ) ( कृदन्त 
दब्दों से पूर्व ) अतिरंजित, अत्यधिक, अतिमात्र, उदा० 
आदरः"->अत्यधिक आदर, आश्ञा--अतिरंजित आशा, 
इसी प्रकार भयम्‌, तृष्णा, आनन्‍्दः इत्यादि (ग) 
अयोग्य, अन॒चित, असंप्रति ( अयुकतता ) तथा क्षेप 
(निन्दा ) के अथ॑ में, यथा-अतिनिद्रम--निद्रा संप्रति 
न युज्यते- सिद्धा ० । 

अतिकथा 4. अतिरंजित कहानी 2. निरथक भाषण । 

अतिकषण [ अति-- कृष-+ ल्युट | बहुत अधिक परिश्रम, 
अत्यधिक मेहनत । 

अतिकज्ञ (वि०) [ अतिक्रान्त: कशाम--अ० स० |] कोड़े को न 
मानने वाछा, घोड़े की भांति वश में न आने वाला । 


अतिकाय ( वि० ) [ अत्यृत्तट: कायो यस्य-ब० स०» ] 
भारी डील डोल वाला, विशालकाय | 

अंतिकज्छ ( वि० ) [ अत्युत्कटः कृच्छ:- प्रा० स० ] अति 
कृठन, --ब्छु बहुत बड़ा कष्ट; १२ रात्रियों तक 
कठिन तपस्या करने का ब्रत; मनु० ११।२१३-४ । 


( 


अतिक्रमः: [ अति-+-क्रमू-- धञा ) 4. सीमा या मर्यादा 
का उल्लंघन, हद से आगे बढ़ना 2. कतंव्य या 
औचित्य का भंग, उल्लंघन, मर्यादा का अतिक्रमण, अवध 
प्रवेश, अवज्ञा, चोट, विरोध, ब्राह्मण त्यागों भवता- 
मंव भूतयं-महावीर० २।१०, 3. बीतना (समय का ) 
गुजरना-अनेकसंवत्सरातिक्रमेडपि--उत्त ०» ४, 4. 
जीत लेना, बढ़ जाना (बहुघा दर के साथ)- 
स्वजातिदुरतिक्रमा 5. उपेक्षा, भूल, अप्रतिष्ठा 6. भारी 
आक्रमण 7. आधिक्य 8. दुरुपयोग 9. दुग्येवहार । 

अतिक्रमण [अति-+क्रम+ल्युट] आगे बढ़ जाना, समय का 
बीतना, आधिक्य, दोष, अपराध । 

अतिक्रमणीय ( वि० ) [ अति--क्रम्‌ +अनीयर । मर्यादा 
भंग करने के योग्य, उपेक्षा करने के योग्य अथवा 
उल्लंघत करने के योग्य-- य॑ में सुहृद्ाक्यमू-श ० -२, 
२, ९, ७ । 

अतिक्रान्त (वि०) [| अति+जत्रम्‌+क्त ] आगे बढ़ा हुआ, 
आगे गया हुआ, परे पहुंचा हुआ आदि-सोउतिक्रान्त 
श्रवणविषयं-मंघ० १०३, बीता हुआ, गया हुआ, 
हुला, (-तं) अतीत विषय, अतीत की बात्त, अतीत ॥ 

अतिखटव  (वि० ) [ अतिक्रान्तः: खद॒वाम-प्रा० स० ] 
चारपाई रहित, चारपाई के बिना काम चलाने वाला । 

अतिग [ ) | अति+गम्‌+ड ] ( समास में ) बढ़ने 
वाला, बढ़चढ़कर काम करने वाला, सर्वोत्कृष्ट रहने 
वाला सर्वकोक मुद्रा० १२, किमौषधपथातिग रुपहतो 
महाव्याधिभिः-मुद्राी ० ६, औषधियों के प्रभाव को 
अनादत करने वाले रोगों के द्वारा । 


अतिगन्ध (वि० ) [ अतिशयितो गन्धों यस्य-ब० स० | 
अत्यन्त तीक्षण गंध वाला, -धः गंघक । " 

अतिगव (वि०) [गामतिक्रान्त: प्रा०ण स०] !. अत्यंत मस्त, 
बिल्कुल जड 27व्णनातीत । 

अतिगण (वि०) [गुणमतिक्रान्तः प्रा० स०] . बढ़े चढ़े 
गुणों वाला, 2. गृणरहित, निकम्भा, -णः अत्यंत अच्छे 
गण । 

अतिगो (स्त्री ०) [गामतिक्रम्य तिष्ठति | अत्यंत बढ़िया गाय । 

अतिप्रह (वि०) [ग्रहम्‌ अतिकरानत:-प्रा०स०] दुर्बोध,-हः, 
-ग्राहः  ज्ञानन्द्रियों के विषय-जैसे त्वचा का स्पशे 
जिल्नला का रस आदि, 2. सत्य ज्ञान 3. आगे बढ़ जाना, 
दूसरों को पीछे छोड़ देना-आदि । 

अतिचम्‌ (वि०) [चमूमतिक्रान्त:-प्रा० स०] सेनाओं के 
ऊपर बिजय प्राप्त करने वाला । 

अतिवर (वि०) [अति-- चर-अच्‌ ] बहुत परिवतंनशील 
क्षेणभंग्र, -रा कमलिनी का पौधा, पद्मिनी, स्थलू- 
पद्चिनी, पद्मचारिणों छता । 

अतिचरण [अतिक+॑चरफ॑ल्युद ] अत्यधिक अम्यास, शक्ति 
से अधिक करना । 


रे 


२१७ 


) 


अतिचार: [अति -+-चर्‌+-घञा_] . मर्यादा का उल्लंघन, 
2. आगे बढ़ जाना 3. अतिक्रमण 4. ग्रहों की त्वरित 
गति, ग्रहों का एक राशि पर भोगफल समाप्त हुए 
बिना दूसरी राशि पर चले जाना 

अतिच्छत्र,, अतिच्छत्रा, अतिच्छत्रका [अतिक्रान्त: छत्रम्‌- 
प्रा० स०] कुकुरमत्ता, खुंब; सोया, सौंफ का पौधा 


अतिजन (वि०) [अतिक्रान्तो जनम] अनषित, जो आबाद 


नेंहो। 


अतिजात (वि०) [अतिकान्त: जातं-जाति जनक वा] पिता 


से बढ़ा हुआ। 


अतिडोन [अति+डीडः-+क्‍क्त] (पक्षियों को) असाधारण 


उड़ान । 


अतितराम-अतितमाम (अव्य०) [अति -+ तरप्‌ (तमप्‌ ) -+- 


आम्‌ | अधिक, उच्चतर (अपा० के साथ) 2. अत्य- 
घिक, अत्यंत, बहुत अधिक, बहुत । 


अतितष्णा [तृष्णामतिक्रम्य-प्रा० स०] ग्रध्नुता, अत्यधिक 


लालच या लालसा, ष्णा न कतेव्या-पंच० ५-अत्य- 
धिक लालच नहीं करना चाहिए । 


अतिथि: [अतति गच्छति, न तिष्ठति-अत्‌+-इथिन्‌] मनु 


के अनुसार “यात्री का शब्दा्थ-एकरात्र तु निवसन्न- 
तिथिब्रहिाण: स्मृत: । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्त स्माद- 
तिथिरुच्यते। मनु० ३।१०२, अम्यागत (आलं० भी) 
अतिथिनेव निवेदितम-श ० ४, कुसुमलरूताप्रियातिथे- 
श० ६-प्रिय अथवा स्वागत के योग्य अभ्यागत । 
सम ०-क्रिया,-पृजा,-सत्कार:,-सत्क्रिया,-सेवा अभ्या- 
गतों का सत्कारयक्त स्वागत, आतिथ्यक्रिया, अम्यागतों 
की सेवा,-धर्में: आतिथ्य करने का अधिकार 
अभ्यागतों का सत्कार । 

अतिदानं [अति+दा-- ल्यूट| बहुत अधिक दान, अत्यधिक 
उदारता,-अतिदाने बलिबंद्ध:--चवाण० ५० । 

अतिदेश: [अति+दिश-- घर | . हस्तान्तरण, सम- 
पंण, सुपुर्दे करना 2. (व्या०) अन्यत्र लागू होने वाली 
प्रक्रिया, सादुश्य के कारण प्रक्रिया, एक वस्तु के घम 
का दूसरी वस्तु पर आरोपण-अतिदेशो नाम इतर- 
धर्मस्य इतरस्मिन प्रयोगाय आदेश: (मीमांसा), या, 
अन्यत्रेव प्रणीताया: कृत्स्नाया घर्मसंहते: । अन्य त्र काय॑त 
प्राप्तिरतिदेश।स" उच्यते । “गोसद्शों गवयः यह 
रूपातिदेश या सादश्य का निदशन हैं । 


अतिद्ृथ (वि०) [द्वममतिक्रान्त:-प्रा० स०] दोनों से बढ़ा 
हुआ, अद्वितीय, अन॒पम, अतुलनीय, बेजोड़-घिया 
निबद्धयमतिह््यी कथा-का ० ५-दोनों (वहत्कथा और 
वासवदत्ता) से बढ़ी हुई । 

अतिधन्वन (प०) [अत्य॒ृत्कृष्टं धनुयंस्य] अप्रतिद्वन्द्दी घनुधंर 
या योद्धा । 

अतिनिद्र (वि०) [निद्रामतिक्रान्त:-प्रा० स०] !. बहुत सोने , 


(१८ 


वाला, 2. निद्रा से वंचित, निद्रारहित,-# निद्रा के समय 
से परे-ड्रा बहुत अधिक सोना । 

अतिनु-अतिनो (वि०) [अतिक्रान्त: नावम्‌-प्रा० स०] नाव 
से उतरा हुआ, नाव से भूमि पर आया हुआ । 

अतिपड्चा [पञ/चवर्षमतिक्रान्ता प्रा० स०] पांच वर्ष से 
अधिक अवस्था की लड़की । 

अतिपतनं [अति--पत्‌--ल्यूदट] उड़कर आगे निकल जाना, 
भूल, उपेक्षा, अतिक्रमण, अत्यधिक, सीमा से बाहर 
जाना । "" 

अतिपतकह्ति: [अति+पत्‌-+- क्तिन] . सीमा से परे जाना, 
समय का बीतना, 2. कार्य का पूरा न होना, असफलता । 


अतिपत्र: [अतिरिक्त बृहत्‌ पत्र यस्य-ब० स०] साग्ौन का 
वक्ष । 

अतिपथिन्‌ (पृं०) [पन्यानमतिक्रान्त:-प्रा० स०] सामात्य 
सड़कों की अपेक्षा अच्छा मार्ग, सन्मागे । 

अतिपर (वि०) [अतिक्रान्त: परान-प्रा० स०] जिसने अपने 
शत्रओं की पराजित कर दिया हैं, -रः वह शत्रु जो 
शक्ति म॑ बढ़ा चढ़ा हो । 

अतिपरिचय: [प्रा० स०] अत्यधिक जान पहचान या 
घनिष्टता-किव ० - अतिपरिचयादवज्ञां- (अतिपरिचय 
से होत है अरुचि अनादर भाय) । 

अतिपात: [अति-+पत-+घज्ा ] . (समय का) बीत जाता 
2. उपेक्षा, भूल, अतिक्रमण-न चेदन्यकार्यातिपात: श० 
१; (यदि इस प्रकार दूसरे कर्तव्य की उपेक्षा न की गई), 
.सर्वेसम्मतः नियम या प्रथाओं का उल्लंघन, 3. आ 
पड़ना, घटना 4. दुव्यंवहार या दृष्प्रयोग 5. विरोध, 
बपरीत्य । 

अतिपातकः [ अतिपात-स्वार्थे कन्‌ ] बड़ा जघन्य पाप, 
व्यभिचार । 

अतिपातिन्‌ (वि० ) [*अति+पत्‌- णिच-+-णिनि ] गति 
में आगे बढ़ जाने वाला, क्षिप्रतर ( समास में) रघु० 
३।३०। 

अतिपात्य ( वि० ) [ अति+पत्‌+णिच्‌-- यत्‌ ] विलंबित 
या स्थगित करने योग्य-काममनतिपात्यं धर्मकार्य 
देवस्य-श ५। 

अतिप्रबंध: [अतिशधथित: प्रबन्ध:-प्रा० स०) अत्यंत सातत्य, 
बिल्कुल लगा होना; प्रहितास्त्रवृष्टिभि:-रघु० ३।५८। 

अतिप्रगे ( अव्य० ) [ अति+प्र+गै+के |] प्रभात में 
बहुत तड़के, प्रभात काल में-मनु० ४॥६२ । 

अतिप्रश्नः [ अति-प्रच्छ--नझु ] इन्द्रियातीत सत्यता के 
विषय में प्रश्न, तंग करने वाला तर्कहीन 
प्रशन-उदा० बह॒दा रण्यक' उपनिषद्‌ में वालाकि का 
याज्ञ वल्क्‍य के प्रति ब्रह्म विधयक प्रइन । 

अतिप्रस हु;, अतिप्रसक्ति: (स्त्री० )[ अति-+-प्र+ संज्‌+- 
घञा क्तिनू वा ] 7. अत्यधिक लगाव, 2. घृष्टता 


नह 


) 


3. किसी (व्या०) नियम का व्यर्थ अधिक विस्तार 
अर्थात्‌ अतिव्याप्ति 4. बहुत घना संपर्क 5. प्रपञ्च, 
अलमतिप्रसंगेन-मुद्रा ० १ । 

अतिकबल ( वि० ) [ ब० स० | बहुत बलवान्‌ या शक्ति- 
दाली,-लः अग्रगण्य या बेजोड़ योद्धा;--हं बड़ा 
बल, भारी शक्ति,--ला एक शक्ति शाली मंत्र या 
विद्या जिसे विश्वामित्र ने राम को सिखाया । 

अतिबाला [अतिक्रान्ता बालां बाल्यावस्थाम्‌-प्रा० स० ] 
दो वर्ष की अवस्था की गाय । 

अतिभ (भा) रः [ प्रा०स० | अत्यधिक बोचझ्न, भारी 
वजन; सा मुक्त कंठं व्यसनातिभारात्‌ चतक्रन्द-रघु० 
१४।६८ अत्यधिक रंज के कारण। सम०-गः खच्चर । 

अतिभवः [ अति-+ भू०+णिच्‌न-अच्‌ | उत्कृष्टता। 

अतिभीः (स्त्री०) [ अति+भी-- क्विप्‌ ] बिजली, इन्द्र के 
वज्ञ की कोंध । 

अतिभमिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ]7 आधिक्य, पराकाष्ठा, 
उच्चतम स्वर, . मि गम, या, आधिक्य या पराकाष्ठा 
तक पहुंचना--तत्र सर्वलोकस्य भमिंगत: प्रवाद:--- 
माल०७, दूर तक प्रसिद्ध,-शि० ९७८, १०८० 2 
साहसिकता, अनोचित्य, ओऔचित्य की सीमाओं का 
उल्लंघन करना--शि ० ८।२०, 3 प्रमखता, उत्कृष्टता'। 

अतिमतिः (स्त्री०)--मान: [ प्रा० स० ] अहंकार, बहुत 
अधिक घमंड, अतिमान च॑ कौरवा:--चाण ० ५० । 

अतिमत्यें-मानुष (वि०) अतिमानव । 


अतिमातन्न (वि०) [ अतिक्रान्तों मात्रामू--प्रा० स० |] मात्रा 
से अधिक, अत्यधिक, अतिशय--' पु 'सहानि--श० 
४३, जिसका बिल्कुल समर्थन न किया जा सके, 
-मुनिषितेस्त्वामतिमात्रकशितामू---कु० ५४८, -त्र 
नन्‍्सात्रशा (जव्यठी मात्रा से अधिक, अतिशय, 

अत्यधिक । 

अतिमाय (वि०) [ अतिक्रान्तो मायामू--प्रा० स० ] पूर्णतः 
मुक्त, सांसारिक माया से मुक्त । 

अतिमुक्त (वि०) [ अतिशयेन मुक्तः--प्रा० स० ] १ पूर्ण- 
रूप से मक्त 2 बंजर 3 मोतियों (की माला ) से बढ़ 
कर,--क्तः,--क्तकः एक प्रकार की लता (माधवी) 
जो आम को प्रिया के रूप में आम के वक्ष पर लिपटी 
रहती हैं । 

अतिमुक्ति: (स्त्री०) अतिमोक्ष: [ प्रा० स० ] (मृत्यु से) 
बिल्कुल छुटकारा । 

अतिरंहस्‌ (वि०) [ अतिशयितं रंहो यस्मिनू--ब० स० ] 
बहुत फुर्तीला या क्षिप्रतर--सारंगेणातिरंहसा--श ० 
१।५ | 

अतिरयः [ अतिक्रान्तोरथम्‌--प्रा० स० ]) एक अद्वितीय 
योद्धा जो अपने रथ में बंठा हुआ ही युद्ध करता हैं 
(अमितान्योधयद्यस्तु संप्रोक्‍्तो5ति रथस्तु सः) । 


( 


अतिरभसः [ प्रा० स० ] बड़ी चाल, द्रुत गमन, हड़बड़ी । 

अतिराजन (पं०) [ प्रा० स० ] १ असाधारण या उत्कृष्ट 
राजा 2 राजा से बढ़-चढ़ कर । 

अतिरात्रः [ प्रा० स० ] 4 ज्योतिष्टोम यज्ञ का एक एच्छिक 
भाग 2 रात्रि का मध्य भाग । 

अतिरिक्त (वि०) [ अति+रिच्‌--क्त ] 4 आगे बढ़ा हुआ 
2 फालतू 3 अत्यधिक 4 अद्वितीय, उत्तुंग । 

अति (तो) रेकः [अति-+-रिच्‌--घजञा ] । आधिक्य, अति- 
शयता, महत्ता, गौरव 2 समधिकता, अधिशेष 
बाहुल्‍य 3 अन्तर । 

अतिरुच (पुं०) | अति+रुच-- क्विप्‌ ] ! घुटना, (स्त्री ०-क) 
एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री । 

अतिरो (लो) मश (वि०) [ अति-+रो (लो) मन्‌+श ] 
बहुत बालों वाला, बहुत रोम वाला,-ह्वः 4 एक 
जंगली बकरा 2 बड़ा बन्दर | 

अतिलंघनं [अति-+लूंघ्‌+ल्यूट] 4. अत्यधिक उपवास 
रखना 2. अतिक्रमण । 

अतिलंधिन (वि०) [अति-+-लुंघ्‌ू-+-णिनि] गलतियां या 
भले करने वाला । 

अतिवयस्‌ (वि०) [अतिशयितं वयः यस्य-ब० स०] बहुत 
बूढ़ा, वृद्ध, अधिक आयु का। 

अतिवर्णाअ्रमिन (पुं०) [प्रा०स०] जो वर्ण और आश्रमों 
की मर्यादा से परे हो । 

अतिवतेन [अति-+-व॒त-+-ल्यट | क्षम्य अपराध, सामान्य 
अपराध, दण्ड से मक्ति-इस प्रकार के दस अपराधों 
का वर्णन मन ने किया हें-मन० ८।२९० 

अतिवतिन (वि०) पार करने वाला, दूसरों से आगे निकलने 
वाला, आगे बढ़ने वाला, अतिक्रमण करन वाला, 
उल्लंघन करने वाला । 


अतिवादः [(अति-+-वद--घञ्ा | अतिकठोर, गाली और 
अपमान युक्त वचन, भत्सना, शिड़की-अतिवादां- 
स्तितिक्षेत-मनु० ६।४७ । 

अतिवादिन [अति--वद-न-णिनि] बहुत बोलनंवाला 
वाग्मी । 

अतिवाहनं [अति-- वह +णिच्‌-- ल्युट] . बिताना, यापन 
2. बहुत अधिक परिश्रम करना या बहुत बोझा उठाना 
3. प्रेषण, भेजता, छटकारा पाना । 

अतिविकट (वि०) [प्रा० स०] भीषण---ठः दृष्ट हाथी । 

कट 5 [प्रा०स०] अतीस नामक विषली औषधि का 

घा। 

अतिविस्तर: [प्रा० स० ]बहुत अधिक फेलाव, व्यापकता | 

अतिवत्ति: (स्त्री०) [अति--व॒त्‌ +- क्तिन्‌] आगे बढ़ जाना 
अतिक्रमण, अतिरंजना । 

अतिवष्टि: (स्त्री०) [अति--वष्‌-+क्तिन] अत्यधिक या भारी 
वर्षा, ऋतु विषयक ६ विपत्तियों में से एक; दे० ईति । 


१९ ) 


अतिबेल (वि०) [ अतिक़ान्तो वेलां मर्यादां कलं वा--प्रा ० 
स० ] अत्यधिक, फालत्‌, सीमारहित,-हछं (क्रि० वि०) 
 अत्यधिकता से, 2 बिना “ऋतु के, बिना मौसम के । 

अतिव्याप्ति: (स्त्री०) [ भअति-वि--आप--क्तिन्‌ | 4 किसी 
नियम या सिद्धात का अनुचित विस्तार 2 प्रतिज्ञा में 
अनभिप्रेत वस्तु का मिला लेना, 3 लक्षण में लक्ष्य के 
अतिरिक्त अन्य अनभिप्रत वस्तु का भी आ जाना 
(न्याय में) जिसके फलस्वरूप वह वस्तुएँ भी सम्मि- 
लित हो जायें जो लक्षण के अनुसार नहीं आनी चाहिए, 

क्षण के तीन दोषों में से एक । 

अतिशयः | अति-+शी-+अच्‌ ] १ आधिक्य, प्रमुखता, 

उत्कृष्टता; वीये रघु० ३३६२; तस्मिन्‌ विधाना- 

तिशये विधातु:--रघु० ६११; 2 श्रेष्ठता (गुण, पद 

और परिमाण आदि की दष्टि से); समास में प्राय 
विशेषणों के साथ प्रयुक्त होने पर “अधिकता के 
साथ अर्थ होता हँ---आसीदतिशयप्रक्ष्य:--रघु० १७। 
२५; (वि०) श्रेष्ठ, प्रमुख, अत्यधिक, बहुत बड़ा 
बहुल । सम०--जक्तिः (स्त्री०) बढ़ाकर या अति 
दशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहे हुए वचन, अतिरंजना 2 
अलंकार जिसके सा० द० कार ने ५ भेद तथा काव्य 
प्रकाशकार ने ४ भेद माने हूं । 

अतिदशयन (वि०)[ अति-+श्ी-ल्युट ] आगे बढ़ने वाला 
(समास में), बड़ा, प्रमुख, बहुल -न॑ आधिक्य, बहुतायत 
बहुलता । 

अतिशयाल (वि०) [ अति+-शी-+-आलच्‌ ) आगे बढ़ जाने 
या बढ़-चढ़ कर रहने की प्रवत्ति वाला +। 

अलिशयिन (वि०) [| अति+-शी-णिनि ] श्रेष्ठ, बढ़िया 
प्रमुूख--इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बधे 
कथितः---काव्य ० १, विक्रम० ५।२१, 2 अत्यधिक, 


बतरोकापभ॑ [ अति+शी-ल्यूदट | उत्कृष्टता, श्रेष्ठता । 

अतिशायिन (वि०) | अति-+-शी-+-णिनि | आगे रहने वाला, 
आगे बढ़ जाने वाला 2 अत्यधिक । 

अतिशेषः: [ अति-+-शिष--अच | अवदिष्ट भाग, बचा 
हुआ भाग (जैसे कि समय .का), कुछ अवशेष । 


अतिश्रेयसिः | श्रेयसीमतिक्रान्त:--प्रा० स० ] सर्वोत्तम 
स्‍त्री से श्रेष्ठ पुरुष । 

अतिइब (वि०) [ श्वानमतिक्रान्त:--प्रा० स० ] बल में 
कुत्ते से बढ़ा हुआ (जंसे कि सूअर) 2 कुत्त से भी गया 
बीता; --वा सेवा । 

अतिसक्ति: (स्त्री०) [ अति-+षंज्‌-+-क्तिन्‌ | धनिष्ठ संपर्क 
या सान्निध्य, भारी आसक्ति । 

अतिसंधानं | अति+सं--धा-+ल्यटू | छल करना 
घोखा देना,-परातिसंधान” श० ५।२५, चाकाकी 
जालसाजी । 


(२० 


अतिसरः [ अति-+सू+अच्‌ | आगे बढ़ने वाला 2 नंता 
अतिसगें: [ अति+सज-घछका ] स्वीकार करना 
देता--रघु ० १०१४२१० अनुमति देता (जो इच्छा हो ) 
(नौकरी से) पृथक्‌ करना, कार्यभार से मुक्त करना । 
अतिसजेनं [ अति-+सजू-+ल्यट [ देना, स्वीकार करना 
सोंपना-क ० ३।३२, 2 उदारताएदानशीरूता' 3 वध 
करना 4 वियोग । 
अतिसवे (वि०) | प्रा० स० | सर्वोत्तम या सर्वेश्रेष्ठ,-वेः 
परब्रह्म--अतिसर्वाय शर्वाय--मुग्घ ० । 
अति- (तो) - सार: [ अति--सू+णिच्‌+-अच्‌ ] पेचिश, 
. मरोड़ों के साथ दस्तों का आना । 
अति(ती)सारिन (पुं०) [अत्यंतं सारयति मलं |] अतिसार नाम 
का रोग जिसमें बारबार शौच जाना पड़ता है; (वि०) 
-अति(ती)सारकिन (वि०) [अतिसारो यस्यास्ति-इनि 
कक च | अतिसा र रोग से पीड़ित, पेचिश रोग से ग्रस्त । 


अतिस्नेहः [ प्रा० स० ] अत्यधिक अनराग; हः पापशंकी- 
श० ४; बराई की आशंका में प्रवण होता है । 

अतिस्पज्ञें: [ प्रा० स० ] अर्धस्वर तथा स्वरों के लिए 
पारिभाषिक दब्द । 

अतोत (वि०) [ अति-+इ-+कत ] . परे गया हुआ 
पार गया हुआ 2. आगे बढ़ने वाला, परे जाने वाला 


गत, बीता हुआ आदि; मृत, संख्यामतीत या 


संख्यातीत' अगण्य । 

अतीन्द्रिय (वि०) [प्रा०स० |] ज्ञानेन्द्रियों की पहुंच के बाहर, 
-यः आत्मा या पुरुष (सांख्य दर्शन ) ; परमात्मा ; -यं . 
प्रधान या प्रकृति (सां० द०) 2. मन (वेदान्त) । 

अतोब (अव्य० ) [अति--इव | खूब, अधिकता के साथ, बहुत 
अधिक, बिल्कुल, बहुत ही, पीडित, हृष्ट आदि । 

अतुल (वि०) [ न० त० ] अनुपम, बेजोड़, अद्वितीय, अतु- 
लनीय, -लः तिल का पौधा, तिल । 

अतुल्य (वि०) [ न० त० ] अनपम, बंजोड़ । 

अतृषार (वि०) [न० त०] जो ठंडा न हो। सम०-कर 
सूर्य; इसी प्रकार अतुहिनकरः रश्मि, धामन्‌, रुचि 
आदि। 

अतृण्या [ न० त० ] थोड़ा सा घास । 

अतेजस (वि०) [ न० ब० ] 4. जो चमकीछा न हो 
घंधघला 2. दुबंठ, निर्बंठ 3. निरथ्थंक, इसी प्रकार 
अतेजस्क, अतेजस्विन; -स्‌ (पुं०) [न० त०] धृंघला- 
पन, छाया, अंधकार । 

अत्ता [ अत्‌+-तक--टाप ]. माता 2. बड़ी बहन 3. 
: सास । 

अत्ति: (स्त्री०) अक्षिका [अत्‌-- क्तिनू, स्वार्थ कन च |] 
बड़ी बहन आदि । 

अत्नः, अत्न: [ अतति सतत॑ गच्छति--अत--न, न वा | 

हवा 2. सर्य । 


) 


अत्यरिन: [ प्रा० स० ] पाचन शक्ति की बहुत अधिकता । 

अत्यग्निष्टोम: [ प्रा० स० ] ज्योतिष्टोम' यज्ञ का दूसरा 
एच्छिक भाग । 

अत्यंकुश ( वि०) [प्रा० स० ] निरंकश, नियन्त्रण में 
रहन के अयोग्य, उच्छु खल जैसे हाथी । 


अत्यन्त (वि०) [ अतिक्रान्त: अन्तम्‌ सीमाम--प्रा० स० |] 
. अत्यधिक, अधिक, बहुत बड़ा, बहुत बलवान; 
वरम्‌्--बड़ी शत्रुता, इसी प्रकार मंत्री 2. संपूर्ण 
पूरा, नितांत 3. अनन्त, नित्य, चिरस्थायी; कि वा 
तवात्यन्तवियोगमोधे॑ हतजीविते--रघ्‌० १४।६५ ; 
कस्यात्यन्त सुखमपनतम--मेघ० १०९,-तेंं (अव्य०) 
।7अत्यघधिक, बहुत अधिक, 2. हमेशा के लिए, आजी- 
वन, जीवनभर। सम०--अभाव: नितानन्‍्त या 
पर्ण सत्ताहीनता, नितान्त अनस्तित्व--गत (वि०) 
सदा के लिए गया हुआ, जो फिर कभी न आबवेगा, 
कथमत्यन्तगता' न मां दहे:-रघ० ८।५५६,--गामिन 
(वि०) ! बहुत अधिक चलने वाला, बहुत तेज या 
शीघ्र चलने वाला, 2. अत्यधिक, अधिक; -वासिन 
पुं०) जो विद्यार्थी की भांति लगातार अपने गृर के 
साथ रहता ह;--संयोगः 4. घनिष्ट सामीप्य, अवाघ 
नरन्तयं; कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगं--; 2. अवियोज्य 
सहअस्तित्व । 
अत्यन्तिक (वि०) [ अत्यन्त+-ठन्‌ ] . बहुत अधिक या 
बहुत तेज चलने वाला 2. बहुत निकट 3. जो समीप 
ने हो, दूर,-क घनिष्ट सामीप्य, अव्यवहित पड़ौस या 
अत्यंत समीप होना 


अत्यन्तीन (वि०) [ अत्यंत-+-ख | . बहुत अधिक चलने 
वाला, बहुत तेज चलने वाला--लक्ष्मीं परंपरीणां 
त्वमत्यन्तीनत्वमुन्नय--भट्ठि ० । 

अत्यय: [| अति+इ--अच्‌] 4, चला जाना, बीत जाना, 
काल” 2. समाप्ति, उपसंहार, अवसान, अनुपस्थिति 
अन्तर्घाॉन 3. मृत्यु, नाश 4. भय, चोट, बराई--- 
प्राणात्यय च संप्राप्ते--या ० १।१७९ 5. दुःख 6. दोष 
अपराध, अतिक्रमण 7. आक्रमण, अभियान | 

अत्यधिक"-दे ० आत्ययिक । 

अत्ययित (वि०) [ अत्यय-+-इतच्‌ | . बढ़ा हुआ, आगे 
निकला हुआ, 2. उल्लंघन किया हुआ, जिस पर 
अत्याचार किया गया हैं । 

अत्ययिन([वि०) [ अति-+इ+-णिनि | बढ़ने वाला, आगे 
निकलने बाला । 

अत्ययथं ( वि० ) [प्रा० स० ) अत्यधिक, बहुत बड़ा 
बेहद,--थं (क्रि० वि०) बहुत अधिक, निहायत, 

अत्यन्त । 

अत्यह्न (वि०) [ प्रा० स० | अवधि में एक दिन से अधिक 
रहने वाला ।_ 


[ 


अत्याकार: [प्रा० स०|] . घ॒णा, कलंक, निनन्‍्दा, इलाघात्या- 
कारतदेवेतेष॒ पा० ५।११।१३४; 2. बड़ा डील डौल, 
विशाल शरीर । 

अत्याचार (वि०) [ आचार मति क्रान्त:] मानी हुई 
प्रथाओं और आचारों के विपरीत चलने वाला, उपेक्षक ; 
-रः आचारानमोदित कार्यों कान करना, धर्म के 
विपरीत आचरण | 

अत्यादित्य (वि०) [ प्रा० स० ] सूर्य की ज्योति से अधिक 
चमकने वाला; -अत्यादित्यं हुतवहमुखें संभूत॑ तद्/ि 
तेज :--मंघ ० ४ ३। 

अत्यानन्दा [प्रा० स०] मंथुन के प्रति उदासीनता । 

अत्याय: | प्रा० स० | . अतिक्रमण, उल्लंघन 2. आधिक्य । 

अत्यारूढ (वि०) [प्रा० स०] बहुत बढ़ा हुआ, -ढं,--ढि: 
(स्त्री०) बहुत ऊची पदवी, अभ्युदय । 


अत्याश्रमः | प्रा० स०| . जीवन का सबसे बड़ा आश्रम 


>सेन्यास 2. इस आश्रम में स्थित -- संन्यासिन्‌ । 

अत्याहित [अति+-आ-+-घधा-+कत |] . बड़ी विपत्ति भय, 
दुर्भाग्य, अनर्थे, दुघेटना--न किमप्यत्याहितम्‌--श ० 
१; प्रायः विस्मयादिद्योतक के रूप में प्रयोग--हाय 
दई, हाय रे 2. उहूंड तथा साहसिक कार्य--पांड्पुत्रैर्न 
किमप्यत्याहितमाचेष्टितं भवेत्‌--वेणी ० २ । 

अत्युक्तिः (स्त्री०) [अति-+-वच्‌+क्तिन] बढ़ा चढ़ा कर 
कहना, अतिशयोक्ति, अधिक्ृष्ट रंगीन चित्रण--- 
अत्युक्तो यदि न प्रकुप्यसि मृषावादं च नो मन्यसे-- 
उद्धट०; दे० अतिशयोक्ति भी । 

अत्युपध (वि०) [उपधामत्तिक्रान्त:--प्रा० स०] परीक्षित, 
विश्वस्त । 

अत्यूहः [प्रा० स०] . गहन चिन्तन या मनन गंभीर तकंना, 
2. जलकुक्कुट । 

अन्न (अव्य ०) [इदम्‌ --- त्रल-प्रकृते: अशृुभावश्च] . इस 
स्थान पर, यहाँ--अपि सन्निहितो5त्र कुकपति:--छ ० 
१; 2. इस विषय में, बात में, मामले में, इस संबंध 
में। सम ०-- अन्तरे (क्रि० वि०) इसी बीच में,--भवत्‌ 
(पुं० --भवान्‌) सम्मानसूचक विशेषण जो “आद- 
रणीय “सम्माननीय' 'मान्यवर श्रीमान्‌' अर्थ को प्रकट 
करता हैँ तथा उस व्यक्ति की ओर संकेत करता हैं 
जो वक्‍ता के पास उपस्थित या निकट विद्यमान हो; 
दूरवर्ती या परोक्ष के लिए तत्रभवत्‌ शब्द हैं; "भवती 
ञ>आदरणीय श्रीमती; (पृज्यं _तत्रभवानत्रभवांइच 
भगवानपि ), अन्न भवान्‌ प्रकृतिमापन्न:--श० २; 

_वृक्षसेचनादेव परिश्रांतामत्रभवतीं लक्षये--श० १। 

अन्नत्य (वि०) [अत्रभवः--अत्र +-त्यप्‌] . इस स्थान का, 
या यहां से संबंध रखने वाला 2. यहां उत्पन्न, यहां 
पाया गया, या इस स्थान का, स्थानीय । 

अत्रप (वि०) [न० ब०] निल्‍्ुंज्ज, अविनीत, अशिष्ट । 


) 


अत्रिः(स० अत्त्रि) [अद-+त्रिन्‌] एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेद 
के कई सूक्‍तों के द्रष्टा हैं । सम ०--जः,-जातः,-द्ग्जः, 
जनेत्रप्रसुतः,-प्रभवः,-भवः चन्द्रमा, तु०.--अथ नयन- 
समुत्थ॑ं ज्योति रत्रेरिव द्यौ:-रघु ० २।७५ | 

अथ (अव्य०)[अथ -+-ड पृषो० रलोप: ] . मंगलसूचक शब्द 
जो किसी रचना के आरंभ में प्रयक्‍त होता है--और 
जिसका अनुवाद “यहां 'अब'--मंगल, आरंभ, अधिकार, 
किया जाता है । परन्तु यदि सही रूप से देखा जाय 
तो “अथ' का अर्थ 'मंगल' नहीं है, तो भी इस शब्द का 
उज्चारण या श्रवणमात्र मंगल का सूचक समझा 
जाता है, क्‍योंकि यह दब्द ब्रह्मा के कण्ठ से निकला 
हुआ माना जाता हँ--ओंकारदइचाथशब्ददरच द्वावेतौ 
ब्रह्मण: पुरा । कं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका- 
व॒ुभो । और इसी लिए हम शांकरभाष्य में देखते हैं-- 
अर्थान्तरप्रयुक्त: अथशब्द: श्र॒त्या मंगलमारचयति, अथ 
निवंचनम्‌, अथ योगानुशासनम्‌ (बहुघा अंत में “इति' 
शब्द का प्रयोग पाया जाता है--इति प्रथमोडड्]ू: 
समाप्त:--आदि) 2. तब, उसके पदरचात्‌ृ--अथ 
प्रजानामधिप: प्रभाते बनाय धेनुं मुमोच --रघु० २१; 
प्राय: यदि या “चेत्‌' का सहसंबन्धी 3. यदि, कल्पना 
करते हुए, अच्छा तो, ऐसी स्थिति में, परंतु यदि--- 
अथ कोतुकमावेदयामि-का० १४४; अथ मरणमव- 
इ्यमेव जन्तो: किमिति मुधा मलिनं यश: कुरुष्वम-वेणी ० 
४, 4. और, इसी से तो और .भी, इसी भांति-भीमो&5 
थार्जुन:--गण० 5. प्रशत आरंभ करते समय या पूछते 
समय, बहुधा प्रशनवाचक शब्द के साथ--अथ सा 
तत्रभवती किमाख्यस्यथ राजर्षे: पत्ती--श० ७, 6. 
समष्टि, सम्पूर्णता, अथ धर्म व्याख्यास्याम:--गण ०, 
अब हम “घम की (विवरण सहित) पूरी व्याख्या 
करेंगे 7. संदेह, अनिश्चितता-शब्दो नित्योथानित्य:-- 
गण० | सम० --अपि (अव्य०) और भी, और फिर 
आदि ( -->अथ' अधिकांश स्थानों पर ),-किम्‌ 
(अव्य०) ओर क्या, हाँ, ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा 
ही, अवश्य ही,--च (अव्य०) और भी, इसी प्रकार, 
“वा (अव्य०) . या; 2. अधिकतर र, क्‍यों, कदाचित्‌, 
पिछली बात को संजुद्ध करते हुए--गमिष्याम्युपहा- 
स्थताम्‌'***“ “अथवा कृतवाग्द्विरे वंशेडस्मिन--रघु० 
१।३-४; अथवा मृदु वस्तु हिसितुमु---८।४५, दीर्ये 
कि न सहस्नरधाहमथवा रामेण कि दुष्करम---उत्त ० 
९६(४०। 


अथवन्‌ (पुं०)[अथं--ऋ--वनिप्‌| . अग्नि और सोम का 


उपासक पुरोहित 2. अथर्वा ऋषि की सनन्‍्तान-ब्राह्मण, 
(ब० व०), अथर्वा ऋषि की सन्‍्तान, अथवंबेद के 
सूक्‍त, (पुं०--अथर्वा तथा नपं ०--अथबं), “वेद: 
अथवंबेद जो चोथा वेद माना जाता है, तथा जिसमें 


(  रश२ 


शत्र-ताश के लिए अनेक अमंगलप्रार्थनाएँ और अपनी 
सुरक्षा के लिए तथा बविपत्ति, पाप, बुराई, एवं 
दुृभाग्य से वचाव के लिए असंख्य प्रार्थनाएं पाई 
जाती हैँ, इसके अतिरिक्‍त दूसरे वेदों की भांति 
इसमें भी धामिक एवं औपचारिक संस्कारों में प्रयक्‍त 
होने वाले अनेक सृकत हैं जिनमें प्रार्थनाओं के साथ- 
साथ देवताओं का अभिनन्दन किया गया हैं! सम० 
>>निधि:,-बिद्‌ (पं०) अथवंबेद के ज्ञान का भंडार, 
अथवा अथवे-ज्ञान से संपन्न --गरुणा अथवंबिदा कृत- 
क्रिय:-- रघु० ८।४, १॥५९ | 

अथबवंणिः [अथवन्‌ - इस, न टिलोप: ] अथवंबेद में निष्णात 
अथवा इसमें निर्दिष्ट संस्कारों के अनुष्ठान में कुशल 
ब्राह्मण । 

अ्थर्वा्ण [अथवंन्‌ +-अच्‌-पृषो ० दीघे:] अथवंबेद की अनु- 
ध्ठान पद्धति । 

अथवा -"-दे ० अथ के अन्तगत्त । 

अद (अदा० प्र० सक० अनिट) [ अत्ति, अन्न-जम्घ |! 
खाना, निगलना, 2, नष्ट करना 3. दे० “अंद, प्रेर ० 
खिलवाना, सन्‍नन्‍त० जिघत्सति--खानं की इच्छा 
करना ॥ 

अद्‌, अद (वि०) [ अद्‌-+-क्विपू, अचू वा ] (समास के 
अंत में) खाने वाला, निगलने वाला । 

अदंध्ट ( वि०) [ न० ब० ] दन्तहीन,--७डूः वह सॉँप 
जिसके जहरीले दांत तोड़ दिये गय हैं । 

अदकक्षिण (वि०) [ न० त० ] [.जो दायां न हो अर्थात्‌ 
बायां 2. जिसमें पुरोहितों को दक्षिणा न दी जाय, 
बिना दक्षिणा का (जैसे यज्ञ ) 3. सरल, दुर्बंलमना, 
मर्से 4. अनुपस्थित, अदक्ष या अपदु, गंवार, 5. 
प्रतिकल । 

अदण्ड्य ( वि० )[ न० त० ] . दण्ड का अनधिकारो, 2. 
दण्ड से मुक्त या बरी । 

अदत्‌ ( वि०) [ न० ब० ] दन्त रहित, बिना दांतों का । 

अदत्त ( वि०) [ न० त० ] 7. न दिया हुआ 2. अनुचित 
तरीके से दिया हुआ 3. जो विवाह में न दिया गया 
हो, “ता अविवाहित कन्या-त्तं वह दान जो रह कर 
दिया गया हो । सम०--आदायिन (वि०) जो न दी 
हुई वस्तुओं को उठा कर ले जाता हैं-जैसे कि चोर, 


--पूर्वा वह कन्या जिसको सगाई न हुई हो-अदत्त | 


प्‌वत्यादंक्य ४ । 

अदन्त ( वि० ) | न० ब० ] . दन्‍त रहित 2. वह दाब्द 
जिसके अन्त में अत या अ' हो,--तः जोक । 

अदन्त्य (वि०) [ न० त० | | जो दांतों से संबंध न रखता 


ही 2 दांतों के लिए अनपयुकत, दांतों के लिए हानि- 


कारक । 
अदज्ञ (वि०) [ न० ब० ] अनलल्‍प, प्रचुर, पुष्कल । 


अदशनं [न० त०] 7 दिखना, अनवलोकन, 


अनुपस्थिति, दिखाई न देना 2. (व्या०) अन्‍्तर्घान, 
लोप, लुप्ति --अदशने लोप: पा० १।१।६० । 


अदस्‌ (सव०) [ पुं०-स्त्री०--असौ, नपुं०--अदः | वह 
(किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना 
जो अनुपस्थित हो या वकक्‍ता के समोप न हो )-इंदमस्तु 
सन्निकृष्ट समीपतरवर्ति चेतदो रूपम | अदसस्तु विप्र 
कृष्ट तदिति परोक्षे विजानोंयात्‌। यह “यहां सामने 
अर्थ को भी प्रकट करता हैं। 'यत्‌ के सहसंबंधी 
तत्‌ के अथ॑ में भी प्रायः प्रयक्‍्त होता हैं। परन्तु जब 
कभी यह 'संबंध वाचक स्वेताम' के तुरन्त बाद है क्त 
होता हैं (योहसो, ये अमी आदि ) तो इस का अथ हतो 
हैं 'प्रसिद्ध' 'सुख्यात' पूज्य; दे० तद्‌ भी । 

अदात (वि०) [ न० त० ] | न देन वाला, कृपण 2 लड़की 
का विवाह न करने वाला 


अदादि (वि०) [न० ब० ] दूसरे गण की धातुओं का 
सम ह, जो 'अद से आरम्म होता हूँ । 

अदाय (वि०) [ नास्ति दायो यस्य--न० ब० ] जो 
(सं्पत्त में) हिस्से का अधिकारी न हो । 

अदायाद (वि०) [ न० त० ] !. जो उत्तराधिकारी न बन 
सके, 2. [न० ब०] जिसके कोई उत्तराधिकारी न हो । 

अदायिक (वि० ) [ स्त्री ०---अदाधिफी ] [ त दायमहंति-- 
नञज्य +-दाय-ठक न० ब० | ! जिसका कोई उत्तरा- 
घिकारो दावेदार न हो, जिसके कोई उत्तराधिकारी 
ने हों,--अदायिकं घनं॑ राज्यगामि--कात्य ० 2 [ न० 
त० ] उत्तराधिका र से संबंध न रखने वाला । 

अदितिः (स्त्रो०) [ दातं छत्तम अयोग्या--दो--क्तिन ] 
पृथ्वी 2 अदिति देवता, आदित्यों की माता, पुराणों म॑ 
इसका वण्णन देवों की माता के रूप में किया गया हैं, 
3 वाणी 4 गाय। सम० --ज, --जंदनः देवता, 
दिव्य प्राणी । 

अदुर्ग (वि०) [ न० त० ] जो दुर्गम न हो, जहाँ पहुँचना 
कठिन न हो 2 [ न० ब० | वह स्थान जहाँ किले न 
हों--?विषय:---एक दुर्गरहित देश । 

अदूर (वि०) [ न० त० ] जो दूर न हो, समीप (काल 
और देश की स्थिति से),--रं सामीप्य, पड़ोस 
--वसन्‍्लतदुरें किल चन्द्रमीले:--रघु० ६।३४; विशतो 
धदूरे वर्तते इति अदू रत्रिशा:-सिद्धा ०; मद्रे-स,-तः,- 
रात्‌,-रे,-रेण (सम्प्रदान या संबंध के साथ ), अधिक 
दूर नहीं, बहुत दूर नहीं । 

अदश (वि०) [ नास्ति दुग अक्षि यस्य न० ब० ] दृष्टि- 
ही ते, अंधा । 

अदृष्ट (वि०) [ नञा--दश्‌--क्त ] अदृश्य, अनदेखा 
पं +>जों पहले न॑ देखा गया हो; 2 अननुभूत 3 
अदृष्टपूर्व, अनवलोकित, बिना सोचा हुआ, अज्ञात 4 


( 


अननुमत, अस्वीकृत, अवध,-ष्ट॑ 4 अदृश्य 2 नियति 
भाग्य, प्रारब्ध (शुभ या अशुभ) 3 गुण तथा 
अवगुण जो कि सुख तथा दुःख के अनवर्ती कारण हैं; 
4 देवी विपत्ति या भय (जैसा कि आग या पानी 
आदि से) । सम०--अर्थ (वि०) आध्यात्मिक या गूढ 
अथ वाला, आध्यात्मिक,--कर्मन्‌ (वि०) अव्यावहा- 
रिक, अनुभवहीन --फलू (वि०) जिसके परिणाम 
अदृश्य हों,--फर्ल शुभाशुभ कर्मों का आगे आने 
वाला फल । 


अदृष्टि: (स्त्री०) [न० त० | बुरी या द्वेषपूर्ण दृष्टि, कुदृष्टि 
-ष्टि (वि०) [न० ब०] अंघा । 

अदेय (वि०) [न० त० | जो देने के लिए न हो, जो दिया 
त जा सके या दिया न जाना चाहिए,-यम जिसका 
देना न उचित हैं और न आवश्यक हैं, इस श्रेणी 
म॑ पत्नी, पुत्र, धरोहर और कुछ अन्य वस्तुएँ 
आती हैं 

अदेव (वि०) [न० त०] . जो देवताओं की भांति न हो, 
या दिव्य न हो 2. देवविहीन, अपवित्र, अघामिक-व 
जो देवता न हो । सम०--मात॒क (वि०) जहाँ वर्षा 
न हुई ही; माता की भांति दूध पिलाने या पानी देने 
के लिए जहाँ वर्षा का देवता काम न करता हो,-- 
वितन्वति क्षेममदेवमातृकाश्चिराय तस्मिन्कुरवश्चका- 
सते--कि ० ११७ । 

अदेशः [न० त० | . अनुपयक्त स्थान 2 बरा देश। सम० 
--काल: अनपयक्त स्थान और अनपयक्त समय,--स्थ 
( वि० ) अनुपयुक्त स्थान पर ठहरा हुआ, उपयुक्त 
स्थान से विरहित । 

अदोष (वि०) [न० ब० | दोष, बराई और त्रूटि आदियों 
से मुक्त 2 अइलीलता, ग्राम्यता आदि साहित्य के 
दोषों से मक्‍त, दे० दोष,--अदोषौ शब्दार्था--काव्य ० 
१, अदोषं गुणवत्काव्यम्‌ू--सर० क० १। 

अदोहः [ न० बं० ] वह समय जो दोहने के लिये व्यावहा- 
रिक न हो 2 [ न० त० ] न दुहा जाना 


अद्धा (अव्य ०) 4 सचमृच, बिल्कुल, अवश्य, निस्सन्देह-- 
रघ० १३॥६५; 2 प्रकटतः, स्पष्टरूप से--व्यालाधिपं 
च यतते परिरब्धमद्धा--भाभमि० १।९५ । 

अद्भत (वबि०) [ अदे+भू+डतच्‌--न भूतम्‌ इति वा | 
आश्चर्यजनक, विचित्र, ?कर्मन, ?गंघ, ?दशेन, ?रूप 
गूढ, अलौकिक; --तं  आइचये, आइचयेंजनक बात 
या घटना, विलक्षण घटना, चमत्कार 2 अचम्भा 
अचरज, आइचये (पुं०) भी;--तः आठ या नौ 
रसों में से एक, अद्भृत (अनोखा) रस । सम०--सारः: 
>“-खदिर या खेर की आदइचयेंजनक राल,--स्वन 
शिवका नाम । 

अद्यनि:---] अदू-+मनिन्‌ ] अग्नि । 


) 


अग्यर (वि०) | अदू--क्मरच्‌ |] बहुत अधिक खाने वाला, 
पेट । 
(वि०) [ अदु+यत्‌ | ख़ाने के योग्य--चत्म्‌ भोजन, 
खाने के योग्य पदार्थ, (अव्य०) आज, इस दिन-- 
अद्य त्वां त्वरयति दारुणः कृतान्त:--माल० ५॥२५, 
“रात्रौ--आज की रात, यह रात । सम०-अपि अभी 
अब तक, आज तक, अभी नहीं, -गरु: खेद खिन्‍ने 
मयि भजति नायम्यापि करुष--वेणी ०१।११; 
(चोरपंचाशिका के ५० इलोक “अद्यापि' से आरंभ 
होते हैं ) अवधि (अव्य०) । आज से लेकर, 2 आज 
तक--पृव॑म्‌ पहले, अब,--प्रभति (अव्य ०) आज से 
इस दिन से लेकर, अद्य प्रभत्यवनतांगि तवास्मि दास 
“कु० ५।८६,--श्वीना (वि०) आसनन्‍्नप्रसवा, वह 
स्‍त्री जिसका प्रसव काल निकट हँ-अद्यश्वीनामवष्टब्धे 
“-पा० ५१२।१३ | 

अद्यतन (वि०) (स्त्री० नी) [ अद्य+ष्टयू, तुद च | 
]आज से संबंध रखते हुए, संकेत करते हुए या विस्त॒त 
होते हुए; 2 आधरनिक ;-नः चाल दिन, यह दिन, चाल 
दिन की अवधि, दे ०“'अनद्यतन' भी,--नी (अर्थात वत्ति:) 
लुड लकार का नाम (">”भतः) | 

अद्यतनीय --- अद्यतन 4 आज का 2 आधनिक | 

अद्रष्यम्‌ू--[ न ० त० | तुच्छ वस्तु, निकम्मा पदार्थ; नाद्रव्ये 
विहिता काचित्क्रिया फलवती भवेत्‌--हि० प्र० ४३: 
निकम्मा या अकमंण्य छात्र या विद्यार्थी । 

अद्ठिः---[ अद-+क्रिन |] पहाड़ 2 पत्थर 3 वज्च 4 वक्ष 5 
सूर्य 6 मेघ-राशि, बादल 7 एक प्रकार का माप 8 
सात की संख्या। सम०--ईशः:,--नाथः,--पति 
--राजः आदि, 4 पव॑तों का स्वामी, हिमालय 2 शिव 
(कैलाशपति ) --कौीला पृथ्वी --कन्या,--तनया,--- 
नंदिनी,--सुता आदि पार्वती,--जम लाल खड़िया 
5द्विष,--भिद्‌ (प्‌०) पहाड़ों का शत्र या उन्हें तोड़ने 
वाला, इन्द्र का विशेषण; --द्रोणि-णी (स्त्री०)  पहाष्ठ 
की घाटी 2 पर्वत से निकलने वाली नदी ; -पतिः,-राज 
आई, देखिये /ईश, --शब्यः शिव, --श्युंगम 
-एसानु पहाड़ को चोटी,--सारः पहाड़ों का सत्त्व 
लोहा 


अद्रोहः--[न० त० | द्वेषराहित्य, ब्राई का न होना परि- 
मितता, मदुता--मन्‌ ० ४॥२ । 

अद्दय (वि०) [ नास्ति द्वयं यस्य न० ब० ] दो नहीं, 2 
अद्वितीय, अनपम, एकमात्र,--यः बद्ध का नाम 
>5-यम [न० त० | दृत का अभाव, एकता, तादात्म्य 
विशेषतया ब्रह्म और विश्व का तादात्म्य या प्रकृति और 
आत्मा का तादात्म्य, परम सत्य । सम०--बादिन ( 
अद्वत? )  विष्व ओर ब्रह्म तथा प्रकृति एवं आत्मा के 
तादात्म्य का प्रतिपादक 2 ब्रुद्ध । 


( रद ) 


अद्दारम--[ न० त० ) जो दरवाज्ञा न हो, मार्ग या रास्ता 
जो नियमित रूप से द्वार न हो; -अद्वा रेण न चातीयाद 
ग्रामं वा वेश्म वा पुरमु--मनु ० ४॥७३ । 

अद्वितीय (वि०) [ न० ब० ] जिसके समान कोई दूसरा 


अधरेद्यः (अव्य ०) [ अधर--एयूस्‌ ] पहले दिन 2 परसों 

(जो बीत गया) । 

अधमंः---[ न० त० | बेईमानी, दृष्टता, अन्याय; अधर्मेण 
अन्यायपूवंक < अन्याय्य कमे, अपराध या दुष्कृत्य 


न हो, बेजोड़, लासानी,-न केवल रूपे शिल्पेः्प्यद्धितीया 
मालविका--मालवि० २; 2 बिना साथी के, अकेला, 
--यम ब्रह्मा. । 


अहेत (वि०) [ न० ब० | द्वत हीन, एकस्वरूप, एक- 


स्वभाव, समभाव, अपरिवर्तनशील, त॑ सुखद:खयो 
उत्त ० १३९; 2 बेजोड, लासानी, एकमात्र, अनन्य, 
>तम ! हत का अभाव, तादात्म्य, विशेषतया ब्रह्म का 
विश्व या आत्मा के साथ, या प्रक्ृति का आत्तमा के 
साथ; दे० 'अद्वय भी 2 परमसत्य या स्वयं ब्रह्मा । 
सम ०--वादिन्‌ -- अद्यवादिन्‌ दे० ऊपर, वंदान्त का 
अन॒यायी । 


अधम (वि) [ अव्‌+अम, वस्य स्थान धादेश: | निम्नतम, 


जघन्यतम, अत्यंत कमीना, बहुत ब्रा, नीच या निदर्ृष्ट 
(गुण, योग्यता और पदादिक की दृष्टि से) (विप० 
उत्तम) ,--मः निरलेंज्ज लम्पट;--वापीं स्नातुमितो 
गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌-- काव्य ० १; 
--मा निकम्मी गृहस्वामिनी। सम०->अड्रम पर, 
--अर्धंभ नाभि से नीचे का शरीर,--ऋणः, 
--ऋणिकः कजेंंदार (विप० उत्तमर्ण:),--भतः, 
-भतकः कुलीं, साइस । 


अधर (वि० ) [नञझ --ध--अच | नीचे का, अवर, निचला 


2 नीच, कमीना, जधन्य, गुणों में नीचे दर्ज का, घटिया 
3 निरुत्तर, दलित;--रः नीचे का (कभी ऊपर 
का ) ओष्ठ, औष्ठमात्र ; -पक्वबिबाधरोष्टी--मे ० ८२; 
पिवसि रतिसवस्वमघरम--श० १॥२४;--रस्‌ 
शरीर का निम्ततर भाग 2 अभिभाषण, व्याख्यान 
(विप०-उत्तर ), कभी २ उत्तर के लिए भी प्रयक्त 


होता हैँ | सम ०--उत्तर (वि० ) उच्चतर और निम्न- 


तर अच्छा और बरा;-राज्ञ: समक्षमेवावयों: व्यक्तिर्भ- 
विष्यति-मालबि ० १ 2 शीघ्र या घिलम्ब से, 3 उलटे 
ढंग से, उलट-पलट 4 निकटतर और दूरतर,--ओष्ठ: 
नीचे का ओष्ठ,--कंठः ग्रीवा का निचला भाग, 
“-पानम्‌ चुम्बन, शाब्द० अधरोष्ठ को पीना, 
--मधु,--अमृतम्‌ ओएु्टठों का अमृत,--स्वस्तिकम 
। 


अध रस्मात्‌,---रत:,--स्तात्‌,-रात्‌,---तात,--रेण (अव्य० ) 


नीचे, तले, निचले प्रदेश म । 


अधरोकू (तना० उभ० / अधर+च्वि+-क | आगे बढ़ 
जाना, पटक देना, पराजित करना । 


अधरोण (वि०) [ अधर+ख ] 4 नीचे का 2 निंदित, करलू- 


कित, तिरस्कृत । 


पाप । धम और अधम, न्यायशास्त्र में वणित २४ गुणों 
में दो गण हैं और यह जात्मासे संबंध रखते हैं, 

दोनों क्रमशः: सुख ओर दुःख के विशिष्ट कारण हैं, यह 
इन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हैं, परन्त इनका अनुमान 
पुनर्जन्म तथा तकना के द्वारा लगाया जाता हैं 3 प्रजा- 
पति या सूर्य के एक अनुचर का नाम,--र्मा साकार 
बेईमानी,--मंस्‌ विशषणों से रहित, ब्रह्मा की उपा- 
धि | सम०--आत्मन्‌,--चारिन्‌ (वि०) दुष्ट, पापी । 


अघवा (न० ब०) विधवा स्त्री । 
अघस्‌, अधः (अव्य०) [ अधर+-असि, अधरदब्दस्य स्थाने 


अधादेश: | | तले, नीचे--पतत्यघो धाम बिसारि सर्वे- 
तः--शि० १२, निम्नप्रदेश में, नारकीय प्रदेशों में या 
नरक में (प्रकरण के अनसार 'अध:ः शब्द का अर्थ 
कृतंका रक का होता हें-- अंशक आदि; अपादान के 
साथ--अधो वृक्षात्‌ पतति या अधिकरण के साथ-- 
अधो गहे शते ), 2 संबंधका रक के साथ 'संबंधबोधक 
अव्ययों की भांति प्रयकक्‍त "के नीचे' "के तले” अर्थ को 
प्रकट करते हं--तरूणाम --श ० १।१४, (जब द्विरु- 
क्ति की जाती हैँ तो अथ्थ होता है )--नीचे-नीचे, तले- 
तले--अधो5धो गंगय॑ पदमृपगता स्तोकम--भत्‌० २० 
१०, (कमंकारक के साथ ) नीचे से, नीचे ही नोचे-- 
नवानधो5घोबहत: पयोधरान--शि० १।४।॥। सम० 
--अंशकमस्‌ अधो वस्त्र, -- अक्षजः, विष्ण,--अधस 
दे० ऊपर,--उपासनम मेथन,--ऋकरः हाथ का नि 
चला भाग (करभ ) ,--करणम्‌ आगे बढ़ जाना, हरा 
देना, अपमानित करता,--खननम््‌ अंदर-अंदर सरंग 
खोदना, --गतिः (स्त्री० ),--गसनम,--पातः 4 नीचे 
की ओर गिरना या जाना, उतरना 2 अधघ:पतन, हार 
“गन (पं०)चूहा,--चर: चोर,--जिह्विका उपजिद्धा 
(मराठी में 'पडजीभ कहते हँ)-दिश (स्त्री०) 
अधोबिन्दु, दक्षिण की दिशा,-दृष्टि: (स्त्री०) 
तीचे की ओर देखना,--पातः-- गति: दे० ऊपर, 
--प्रस्तर: घास का बना आसन विलाप करने वाले 
व्यक्तियों के बैठने के लिए,--भागः शरीर का निचला 
भाग 2 किसी चीज का निचला हिस्सा-भुवनम्‌,-लोकः 
--पाताल लोक, निम्नतर प्रदेश,--मुख,--वदन . 
(वि०) नीचे को मुख किये हुए,---लंब: 4 पंसाल, 
साहुल 2 खड़ी सरल रेखा,--वायू: अपानवायु, अफा- 
रा,--स्वस्तिकम्‌ अधोबिन्दु । 


अधस्तन (वि० ) [ स्त्री०--नी | [ अधस्‌ू+ट्यू, तुट च | 


निचला, निम्न स्थान पर स्थित । 


( 


अवर, के नीचे, के तले आदि (संबंधकारक के साथ ) 
दे० अध:, घमंण गमनमध्व॑ गमनमधस्ताडुूवत्यधर्मेण- 
सां० का० । 
अधामार्ग व: -- अपामार्ग: । 
अधारणक (वि०) [ स्वाथ कन्‌ न० ब० | जो लाभदायक 
न हो--? क॑ ममंतत्स्थांनमम्‌--पंच ० २ । 
अधि (अव्य ०) [ आ+घा+कि पृषो० हस्व: ] (धातु 
के साथ उपसगं के रूप में) ऊध्व, ऊपर,--? रुह 
अति उगना या ऊपर उगना; अधिकता के साथ भी 
2 (पृथक्‌ क्रि० वि० के रूप में) आगे बढ़ कर, ऊपर 
(सं० बो० अव्य० के रूप मं) (कर्म० के साथ) (क) 
ऊपर, आगे, पर, में (ख) संकेत करते हुए, के संबंध 
में, के विषय में (ग) (अधि० के साथ) आगे, ऊपर 
(किसी वस्तु पर प्रभुता या स्वामित्व प्रकट करते हुए ) 
अधिभवि राम: 4 (त० स० के प्रथम पद के रूप मं) 
(क) मुख्य, प्रमख, प्रधान,--" देवता प्रमख देवता 
(ख) व्यतिरिक्त, फालतू ,--?दन्तः-"-अध्यारूढ: दंत 
अधिक; ?अधिक्षेप; अत्यधिक परिमिन्दन । 
अधिक (वि०) [ अधि+क ] ! बहुत, अतिरिक्त, बृहत्तर 
(समास में संख्याओं के साथ) धन, से अधिक --अष्टा- 
धिक शतमू--१ ० ०--८८-१०८ 2 (क ) परिमाण में 
बढ़कर, अधिक संख्यावाला, यथेष्ट, अधिक, बहुल--- 
समास में या करण कारक के साथ (ख) अतिमात्र, 
बढ़ा हुआ, से भरा हुआ, पूर्ण, कुशरल--शिशुरधिक- 
वया: --वेणी ० २।३ ०, बड़ा, अधिक आय का--भव- 
नेष॒ रसाधिकेषु पूर्बम--श० ७।२०, 3 बहुत, अधि- 
कत र, बलवत्त र--ऊन॑ न सत्त्वष्वधिको बबाघे--रघु ० 
२।१४, बलवत्तर जन्तु ने अपने से दुबंल जन्तु का 
शिकार नहीं किया 4 प्रमख, असाधारण, विशेष 
विशिष्ट--इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च, 
प्रतिग्रहोषईधिको विप्रे याजनाब्यापनें तथा। या० 
१।११८, श० ७, 5 व्यतिरिक्त, फालत--”अंग 
व्यतिरिकक अंग वाल-ननोह्हेत्कपिलां कनन्‍्यां 
नाधिकांड्री न रोगिणीम्‌--मन्‌ ० २८,--कम्‌ 
अधिशेष, अधिक बहुत---लाभो5घिक फलम्‌--अमर ० 
व्यतिरिक्तता, फालत होना 3 अतिशयोक्ति के 
समान अलंकार; (क्रि० वि०) 4 अधिकतर, अधिक 
मात्रा में रघ० ४।१, समास में--इयमधिकमनोज्ञा 
“5ज-जै० १।२०,सुरभि--मेघ० २१, 2 अत्यन्त, बहुत 
अधिक । सम ०-अंग (वि० ) |[ स्त्री ०-गी ] व्यतिरिक्त 
अंग रखने वाला: --अर्थ (वि०) बढ़ा कर कहा हुआ, 
?बकचनं-अतिशय कथन, अतिशयोक्‍त वक्तव्य या वचन 
(चाहे प्रशंसा के हों या निन्‍दा के ), --ऋद्धि (वि०) 
प्रचुर, पुष्कक-रघु ० १९।५,-तिथि: (स्त्री० ),-दिनम, 
४ 


२५ ) 


अधस्तात (क्रि० वि० या सं० बो० अव्य०) नीचे, तले, 


>-बिवसः बढ़ा हुआ चांद्र दिवस,--वाक्योक्ति: 
. (स्त्री०) बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार | 
अधिकरणम--]| अधि--कृ-ल्युट ] 4 प्रधान स्थान पर 
रखना, नियुक्ति 2 संबंध, उल्लेख, संपर्क 3 (व्या०) 
अनुरूपता, लिग, ववत्त, कारक और पुरुष की समानता, 
अन्वय, कारक चिन्नों काइतर दइाब्दों से संबंध 4 
आशय, विषय, उपस्तर 5 अधिष्ठान, स्थान, अधि- 
करण कारक का अर्थ--आघारोषईधिक रणम--पा ० १। 
४४५, 6 प्रस्ताव, विषय, किसी विषय पर प्ण तके 
(मीमांसकों के अनुसार पूण अधिक रण के ५ अंग होते 
हैं--विषयो विशयह्चेव पवपक्षस्तथोत्त रम, निर्णयश्चेति 
सिद्धान्त: शास्त्रेघधिकरणं स्मृतम्‌ ।) 7 न्यायालय, कच- 
हरी, न्‍्यायाधिकरण,--स्वान्दोषान्‌ कथयंति नाधि- 
करणे--मृच्छ ० ९।३, 8 दावा 9 प्रभता । सम ०-- 
भोजेक: न्‍्यायाघीश,--मंडप: कचहरी या न्याय- 
भवन,--सिद्धान्त: ऐसा उपसंहार जिसका प्रभाव 
औरों पर भी पड़े । 
अधिकरणिक: [ अधिकरण--ठन्‌ ] ?! न्यायाधीश, दण्डा- 
“घिकारी मच्छ ० ९, 2 राजकीय अधिकारी । 
अधिकमंन (न०) [प्रा० स० ] ! उच्चतर या बढ़िया 
कार्य 2 अधीक्षण,--- (पु०) जिसके ऊपर अधीक्षण 
का कार्य भार हो। सम०-करः,--कत एक 
प्रकार का सेवक, कर्मंचा रियों का अध्यवेक्षक । 
अधिकर्सिक: [| अधिकमंन्‌--ठ ] किसी मंडी का अध्यवे- 
क्षक जिसका कार्य व्यापारियों से कर उगाहने 
का हो । 
अधिकाम (वि०) [ अधिक: कामो यस्य | ! उत्कट अभि- 
लाषी, आवेशपूर्ण, कामातु र,--म: उत्कट अभिडाषा। 


अधिकारः [ अधि+कृ+घका ]  अधीक्षण, देखभाल 

करना 2 कर्तव्य, कार्यभार, सत्ताधिकार का पद, 

प्रभत्व--ह्वी पिनस्तांबूलाधिकारो दत्त: - पंच० ९१, 

स्वाधिकारात प्रमत्त:--मेघ ० १, अधिकारे मम परत्रको 

नियक्त:--मालवि ० ५, 3 प्रभसत्ता, सरकार या प्रशा- 

सन, न्यायक्षेत्र, शासन 4 हक, प्राधिकार, दावा, स्वत्व 

(धन, संपत्ति आदि का), स्वामित्व या कब्जे का 

अधिकार----अधिका र: फले स्वाम्यमधिकारी, च 

तत्पभु--ला० द० २९६ 5 विशेषाधिकार (राजा 

के) 6 प्रकरण, अनुच्छेद या अनुभाग, प्रायश्चित्त -- 

मिता०, दे० अधिकरण 7 (व्या०) प्रधान या शास- 

नात्मक नियम । सम०--बविधिः किसी विद्येष कार्य 

को करने के लिए पात्रता का कथन,--स्थ,--आदच 
(वि०) पद पर विराजमान । 

अधिका रिनू, अधिकारवत्‌[वि० ) [ अधिकार -+ णिनि, 

 अधिकार-- मतप्‌ ] ! अधिकार सम्पन्न, शक्तिसम्पन्न 

2 स्वत्व सम्पन्न, हकदार, सव स्युरधिकारिण: 3 स्वामी, 


( 


मालिक 4 उपयक्त (पुं०--री,--वान) राज 
पुरुष, पदाधिकारी कायकर्ता, अधीक्षक, प्रधान, निद्दे- 
शक, शासक 2 सही दावेदार, मालिक, स्वामी । 

अधिकृत (वि०) [अधि-+#-क्त] अधिकार प्राप्त, नियुक्त 
आदि,---त: राजपुरुष, पदाधिकारी, किसी पद के 
कार्यभार को संभालने वाला । 

अधिकृति: (स्त्री०) | अधि-+-क#-+ क्तिन ] हक़, प्राधिकार, 
स्वामित्व, दे० अधिकार । 

अधिरृत्य (अव्य० ) [ अधि+-क्वृ+- (कत्त्वा) ल्यप्‌ ] उल्लेख 
करके, के विषय में, के संबंध में--प्रीष्मसमय मधिक्ृत्य 
गीयताम--श० १; शंकुतलामधिकृत्य ब्रवीति--श० 

[| अधि-+क्रम्‌ +घञ्म , 


२ । 

अधिक्रम:ः | 

अधिक्रमणम $ चढ़ाई । 

अधिक्षेप:--[ अधि-+क्षिप--घज्य_ ] गाली, दोषारोपण, 
अपमान, भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम--कि० १॥२८ 2 
पदच्युत करना । 

अधिगत (वि०) [ अधि+गम्‌+क्त ] 4 अजित, प्राप्त 
आदि--भतं ० २।१७, 2 अधीत, ज्ञात, सीखा हुआ 
किमित्येवं पृः्छस्यनधिगतरामायण इव---उत्त ० ६३० । 


ल्यूट च | हमला, 


अधिगमः ) [| अधि+गम्‌+घज्ज, ल्युट्‌ च ]4 अजेंन, 
अधिगमनम्‌ | प्रापण 2 पारंगति, अध्ययन, ज्ञान 3 व्यापा- 


रिक लाभ, लाभ, संपत्ति प्राप्त करना, 
निध्यादे: प्राप्ति:--मिता ० या घनप्राप्ति, 
4 स्वीकृति 5 मंथन । 
अधिग़ण (वि०) [ अधिका गुणा यस्य ] । श्रेष्ठ गण रखने 
ला, योग्य, गुणी--याच्छा मोघा वरमधिगणे नाधमे 
लब्धकामा--मंघ ० ६, 2 जिसकी डोरी कसकर खिची 
हो (जैसे घनुष) 
अधिदरणस-- अधि+-चर्‌--ल्यूट ] किसी के ऊपर चलना । 
अधिजननम--[ अधि-+जन--ल्यूट ] जन्म । 
अधिजिह्नः- ब० स० |] सांप--छ्वा--जिह्विका । ताल 
जि्दा 2 जिह्मा की सूजन (रोग) 
अधिज्य (वि०) [ अध्यारूढा ज्या यत्र, अधिगतं ज्यां वा ] 
धघनष की डोरी को कस कर खींचे हुए, या कस कर 
खिची हुई डोरी वारा (जैसा कि घनुष) । सम० 
--धन्वन्‌,--कार्मुक (वि०) धनृष की डोरी को ताने 
हुए--त्वयि चाधिज्यकार्मुके--श ० १६ । 
अधित्यका [| अधि+ त्यकन्‌ +- टाप्‌ ] गिरिप्रस्थ (पहाड़ के 
ऊपर की समतल भमि ) उच्चसमभमि--स्थाणं 
तपस्यन्तमधित्यकायाम---कु ० ३। १७, अधित्यकायाभिव 
धातुमय्याम---रघु० २।२९ । 
अधिदन्तः [ अध्यारूढो दन्त:--प्रा० स० ] दांत के ऊपर 
निकलने वाला दांत । 
अधिदेवः, अधिदेवता [ प्रा० स० अधिष्ठाता--नत्री देव: 


२६ 


) 


देवता वा ] दष्टदेव प्रधान देव, अभिरक्षक देवता, 
ययाचे पादुके पश्चात्कत राज्याधिदेवते--रघु ० १२॥ 
१७, १६।९, भामि० ३॥२ 

अधिदेवम, अधिदेवतम्‌ | अधिष्ठात दैवं दैवतं वा ] किसी 
वस्तु की अधिष्ठात्रीं देवता । 

अधिनायथः [ प्रा० स० ] परमेह्वर । 

अधिनाय: [अधि--नी+-घअऊआ |] गन्ध, महक । 

अधिपः, अधिपतिः | अधि+-पा+क, डति वा ] स्वामी 
शासक, राजा, प्रभु, प्रधान--अथ प्रजानामधिप 
प्रभाते--रघ ० २१ (अधिकतर समास मे प्रयक्‍त ) । 

अधिपत्नी [ प्रा० स० ] 4०--शाप्तिका, स्वामिनी 

अधिपु (प्‌) रुषः [प्रा० स»] पुरुषोत्तम, परमंश्वर । 

अधिप्रज (वि०) [ अधिका प्रजा यस्य ब० स० ] बहुत 
संतान वाला (स्त्री या पुरुष ) । 

अधिभः [| अधि--भ्‌ + क्विप । स्वामी, श्रेष्ठ, प्रमख । 

अधिभतम्‌ [ अधि -+-भ+क्त प्रा० स०--भतं प्राणिमात्र- 

मधिकृत्य वतमानम्‌ ] परमंश्वर, परमात्मा या तत्सं- 
बंधी समस्त व्यापक प्रभाव । 

अधिमातन्र (वि०) [ अधिका मात्रा यस्य ब० स० ] मान 
से अधिक, बहुत अधिक, अपरिमित । 

अधिमासः [ प्रा० स० | लौंदं का महीना, मलमास । 

अधियज्ञ: [ प्रा० स० ] प्रधान यज्ञ 2 ऐसे यज्ञ का अभि- 
कर्ता । 

अधिरय (वि०) [ अध्यारूढो रथं रथिनं वा ] रथारूढ,- 
थः--- सूत, सारथि 2 सृत का नाम जो अंगदेश का 
राजा तथा कर्ण का पालक पिता था । 

अधिराज, (१०) अधिराजः [ अधि- राजू -- क्विप्‌ राजन्‌ 
+ टच वा |] प्रभसत्ता प्राप्त या परमशासक, सम्राट, 
--अद्यास्तमेतु भुवनेष्वधिराजशब्द:--उत्त ० ६१६, 
राजा, प्रधान, स्वामी (मनुष्य और पश्वादिकों का) 
हिमालयो नाम नगाधिराज:--क# ० राह इसी प्रकार 
मृग , नाग” आदि | 

अधिराज्यम, अधिराष्ट्रम [ अधिक्ृतं राज्य राष्ट्रम अत्र ] 
। शाही हकमत या सम्राट का शासन, सर्वोच्चता, 
शाही मर्यादा 2 साम्राज्य 3 देश का नाम । 

अधिरूढ (वि०) [ अधि--रुह +क्त ] 4 सवार, चढ़ा हुआ 
2 बढ़ा हुआ । 

अधिरोह: [अधि-+-रह -+घञा ] गजारोही 2 सवार होना, 
चढ़ना । 

अधिरोहणम [ अधि--रुह +ल्यद ] चढ़ना, सवार होता 
चिता --रघ्‌० ८।५७--णी सीढ़ी, सीढ़ी का डंडा 
(लकड़ी आदि का ) 

अधिरोहिन्‌ (वि०) [ अधि+रुह +णिनि ] - चढ़ने वाला 
सवार होने वाला, ऊपर उठने वाला,--णी सीढ़ी 
जीन की पौड़ी या डंडा । 


( 


अधिलोकम (अव्य०) [ प्रा० स० ] विश्व से संबंध रखने 
वाला 2 विश्व में । 

अधिक्चनम [ अधि+वच-+-ल्‍ल्यट |  पक्षसमथन, पक्ष में 
बोलना, 2 नाम, उपनाम, अभिधान । 

अधिवासः [अधि+-वस्‌|-णिच्‌-- घज्य_ ] आवास, निवास, 
वास, तस्थापि च स एव गिरिरधिवास:--का ० १।३७, 
वसति, बसना 2 धरना देना 3 यज्ञारंभ के पूव देवता 
का आवाहन पूजन आदि 4 पोशाक, परावरण, लबादा 
5 सवासित और स॒गंधित उबटन लगाना, सगंधयुक्‍त 
तथा महकदार पदार्थों का सेवन--अधिवासस्पहयेव 
मारुत:---रघ० ८।३४ शि० २।२० । 

अधिवासनम [ अधि--वस्‌-+भिच्‌ +ल्यट ] सगंध से बसाना 
मति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा, मति में देवता की प्राण- 
प्रतिष्ठा करना । 


अधिविद्ना [अधि-]-विद्‌ --क्त ] वह स्त्री जिसके रहते हुए 
पति दूसरा बिवाह कर ले, या० १॥७३-४, मनु० 
२९८०-८३ । 

अधिवेत्त (१०) [अधि--विद--तृच्‌ ] एक स्त्री के रहते 
हुए दूसरा विबाह करने वाला । 

अधिवेदः, अधिवेदनम्‌ [अधि-|-विद्‌ --घञ्म , ल्युट वा] एक 
स्‍त्री के रहते अतिरिक्त स्त्री से विवाह करना । 

अधिश्रयः [अधि-+-श्रि+-अच्‌] ! आधार 2 उबालना, 
(आग पर रखकर ) गर्म करना । 

अधिश्रपणम्‌, अधिश्ररणम्‌ [अधि-+-श्रि (श्री )+ल्यूट | गरम 
करना, उबालना,--णी [अधिश्रीयते पच्यतेज्ज--- 
आघारे ल्यूट- कीप| चूल्हा, अंगीठी । 

अधिभ्री (वि०) [अधिका श्रीयंस्थ] ऊंची प्रतिष्ठा वाला, 
सर्वश्रेष्ठ, बड़ा धनाढय, प्रभुसत्तासम्पन्न स्वामी--इये 
महेन्द्रप्रभुतीनधिश्चियश्चतु दिगीशानवमत्य. मानिनी-- 
कु० ९५२ । 

अधिष्ठानम्‌ [अधि--स्था--ल्यूट ] । तिकट होना, पास मे 
स्थित होना, पहुंच 2 पद, स्थान, आधार, आसन, 
जगह, नगर 3 सिवास स्थान, आवास, 4 अधिकार 
शक्ति, नियंत्रणशक्ति 5 सरकार, उपनिवेश 6 चक्र, 
(गाड़ी आदि का) पहिया 7 दृष्टांत, निर्दिष्ट नियम 
8 आज्ञी्वाद । 


अधिष्ठित (वि०) [अधि+स्था--क्त] । (कतंवाच्य के 
रूप मं) (क) स्थित, विद्यमान (ख) अधिकृत (ग) 
निदेशन, प्रधानता करना 2 (कमंवाच्य के रूप में) 
(क) व्यस्त, अधिकृत (ख) भरा हुआ, ग्रस्त, अधि- 
भत्त (ग) परिरक्षित, सुरक्षा प्राप्त, अधीक्षित (घ) 
नीत, संचालित, आदिष्ट, प्रधानता किया गया। 

अधोकार:--दे ० अधिकार; स्वागत स्वानधीका रानवलंव्य- 

कु०--२। ९१८ । 

अधीतिनू ( वि० ) [अघीत+इनि] खूब पढ़ा लिखा, 


२७ ] 


निष्णात--अधघीती चतुर्वाम्नायेषु--दश० १२०, (वेद 
व्याकरण आदि मं) 

अघोतिः (स्त्री) [अधि--इ-न-क्तिन] अध्ययन, अनु 
शीलन 'बोघाचरणप्रचारण:--नंष० १।३, 2 स्मरण, 
प्रत्यास्मरण । 

अधोन (वि०) [अधिगतम्‌ इनम्‌ प्रभुम्‌--पप्रा० स०] 
आश्रित, मातहृत, निर्भर (बहुधा समस्त पदों मं ) 
स्थाने प्राणा: कौमिनां दृत्यधीना:--मालवि० ३॥।१४ 
त्वदधीनं खल देहिनां युखम---कु ० ४।१०, इक्ष्वाकणां 
दरापेईर्थे त्वदधीना हि सिद्धय:--रघ० १॥७२। 

अधोयान: (व० ०) [अधि-+-३-+शानच ] विद्यार्थी 
वेदपाठी । 

अधीर (वि०) [न० त०] 4 साहसहीन, भीरु 2 उद्विग्न 
उत्तजित, उतावला 3 अस्थिर 4 धयरहित, चंचल 
--रा . विजली 2 सनकी या झगड़ाल स्त्री । 

अधोवासः [ अधि-|)- वस्‌-|- घञ ---उपसर्गस्य दीघेत्वम्‌ ] 
एक लंबा कोट जिससे सारा शरीर ढक जाय, लबादा, 
दे० अधिवास भी । 


अधोक्ष: [प्रा० स०] स्वामी, सर्वोच्च स्वामी या मालिक, 
प्रमुसत्तासंपन्न राजा--अंग , मृग , मनुज आदि। 

अधोश्वर:ः [प्रा० स० ] सर्वोच्च स्वामी या नियोक्‍ता । 

अधोष्ट ( [अधि--इष्‌ -क्त] अवंतनिक, प्रार्थित 
--ष्टः अवंतनिक पद या कतेंव्य, ऐसा कार्य जिसमें 
सामथ्यें का उपयोग हो सके, (अधीष्ट:--सत्कार- 
पृ्वकों व्यापार:--सिद्धा० ) । 

अधना (अव्य०) [इदमोष्धनादेश:-पा० ५॥२३।१७ |] अब 
इस समय--प्रमदानामधना विडंबना--कु० ४।११ । 

अधुनातन (वि०) [स्त्री०-नी] [अधुना+टयुल-तुट्च | वरत- 
मान काल से संबंध रखने वाला, आधुनिक । 

अधमक: [न० त० ] जलती हुई आग । 

अधतिः (स्त्री०) [नज --घ-++क्तिन्‌] १ दढ़ता या संयम 
का अभाव शिथिलता 2 असंयम 3 दुःख । 

अधष्य (वि०) [न० त०]  अजेय, दुर्धषं, अनभिगम्य 
(विप० अभिगम्य ) अधृष्यरचाशभिगम्यरव यादोरत्न- 
रिवार्णव:--रघ्‌ू ० १।१६, 2 लजीला, शर्मीला 
3 घमंडी । 


अधोक्ष, अधोक्षज, अधोंप्शक--दे० ““अघस"' के नीचे । 
(बि०) [अधिगतम्‌ अक्षम्‌ इन्द्रियमू--प्रा ० स० 
अध्यक्ष्णोत्ि व्याप्नोति इति--अधि--अक्ष--अच्‌] 
गोचर, दद्य,--यरबध्यक्षरथ निजसखें नीरदं स्मार- 
यखज्ि:--भामि० ४॥१७, २ निरीक्षक, अधिष्ठाता 
--#: अधीक्षक, प्रधान, मुख्य 
सूयते सचराचरम”5भगठ ९१०, 
में; गज, सेना , ग्राम , द्वार । 
अध्यक्ष रम्‌ [प्रा० स०] रहस्यमय अक्षर ओम । 


प्राय: समस्त पदों 


(२८ 


अध्यग्नि (अव्य०) विवाह संस्कार की अग्नि के निकट या 
ऊपर, (नपूं ०-ग्नि) विवाह के अवसर पर अग्नि को 
साक्षी करके स्त्री को दिया जाने वाला उपहार, धन-- 
विवाहकाले यत्स्त्रीम्यी दीयते ह्यग्निसब्निधी, तदध्य- 
ग्निकृतं सद्धि: स्त्रीधनं परिकीतितम । 

अध्यधि (अव्य०) [अधि--अधि[ऊपर, ऊँचे (कर्म० के 
साथ) लोकम्‌--सिद्धा ० । 

अध्यधिक्षेपः [प्रा०ण स०| अत्यन्त अपशब्द या दुर्ववचन, 
कुत्सित गालियां | 

अध्यधीन (वि०) [प्रा० स०] नितान्त अधीन, विल्कुर 
वशीभत, जेसे कि दास सेवक--या० ३॥२२८ । 

अध्यय: [अधि--इ-+-अच्‌ |] ! ज्ञान, अध्ययन, स्मरण 2-- 
दे० अध्याय । 


अध्ययनम [अधि--इ--ल्यूट] सीखना, जानना, पढ़ना 
(विशेषतया वेदों का), ब्राह्मण के षट्कर्मों में से एक । 
वेदाध्ययन केवल प्रथम तीन वर्णो के लिए विहित हैं, 
शुद्र के लिए नहीं--मन ० १।८८-५१ । 

अध्यध (वि०) [अधिकमर्ध यस्य| जिसके पास अतिरिक्त 
आधा हो--शतमध्यघंमायता--महा ० अर्थात्‌ १५० 
योजनश पच्र ० २१८ । 

अध्यवसानम +अव-+सो-+ल्युट | . प्रयत्त, दढ़- 

निह्चय आदि;:देल अध्यवसाय 2([सा० श्ाा०» में) 
प्रकतू और अप्रकृत दोनों वस्तुओं का इस ढंग से 
एक रूप करना जिससे कि एक वस्तु दूसरी में विलीन 
हो जाय; निगीर्याध्यवसान तु प्रकृतस्य परेण यत्‌-- 
काव्य ० १०, इसी प्रकारकी एकरूपता पर अतिश- 
योक्‍क्ति अलंकार और साध्यवसाना लक्षणा आश्रित हैं। 

अध्यवसाय: [अधि+-अभव--सो-+घज्म | ! प्रयास, प्रयत्न, 
परिश्रम 2 दढ़निश्वय, संकल्प, मानस प्रयत्न या 
विचारों का ग्रहण, 3 धेये, उद्यम, लगातार कोशिश । 

अध्यवसायिन्‌ (वि०) [अधि--अव-सो- णिनि] प्रयत्न- 
शील, दढसंकल्प वाला, धयंशाली, उत्साही । 

अध्यशनम [अधि--अश-+ल्यूट) अधिक खाना, एक बार 
का खाना पचे बिना फिर खा लेना । 

अध्यात्म (वि०) [आत्मन: संबद्धम |] आत्मा या व्यक्ति से 
संबंध रखने वाला,--- ॥##कक (अव्य०) आत्मा से संबद्ध 
-त्मम्‌ परब्रह्म (७ रूप में प्रकट) या आत्मा 
ओर परमात्मा का संबंध । सम०--ज्ञानम,-विद्या 
आत्मा या परमात्मा संवंधी ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म एवं 
आत्म-विषयक जानकारी (उपन्तिषदों द्वारा बताये गये 
सिद्धांत )--रति (वि०) जोपरमात्मचिन्तन में सुख 
का अनुभव. करे । 


अध्यात्मिक (वि० ) [ स्त्री०--की )। अध्यात्म से सम्बन्ध 
रखने वाला । 
अध्यापक: [| अधि--इ+णिच्‌--ण्वुल | पढ़ाने वाला, गुरु, 


शिक्षक-विशेषतया वेदों का, व्याकरण”? ; न्याय? ; भतक 
अर्थार्थी अध्यापक । विष्णुस्मति के अनसार अध्यापक 
दो प्रकार के हं“-एक तो आचार्य” जो कि बालक को 
यज्ञोपवीत पहनाकर वेद-पाठ में दीक्षित करते हैं, दूसरे 
उपाध्याय जी अपनी जीविका कमाने के लिए अध्या- 
पन कार्य करते हैं, दे० मन० २११४०-४१ । 

अध्यापनम्‌ [ अधि--इ-पणिच्‌+ल्‍ल्यूद | पढ़ाना, सिखाना 
व्याख्यान देना, ब्राह्मण के षटकर्मों में से एक, भारतीय 
स्मतिकारों के अनसार अध्यापन' तीन प्रकार का हूँ 
]धर्माथ किया जाने वाला 2 मजदूरी प्राप्त करने के 
लिए 8 की गई सेवा के बदले । 

अध्यापम्ित (पुं०) [अधि+इ-+णिच्‌--तृच्‌] अध्यापक, 
शिक्षक । 

अध्याय: | अधि+इ+घञ्ा ] ! पढ़ना, अध्ययन, विशेषत: 
वेदों का, 2 पाठ या पढ़ने के लिए उचित समय 83 पाठ, 
व्याख्यान 4 खण्ड, किसी रचना के भाग, निम्नांकित 
कुछ ऐसे नाम हैं जो संस्कृत लेखकों ने “खण्डया 
भाग को प्रकट करने के लिए प्रयक्त किये हं--समों 
बगे: परिच्छेदोद्धाताध्यायाडुसंग्रहूं, उच्छवास: परिवते- 
इस पटल: कॉडमाननम्‌, स्थानं प्रकरणं चंव पर्वाल्ला- 
साह्निकानि च, स्कघांशो तु पुराणादो प्रायश: परि- 
कीतितो । 


अध्यायिन (वि०) [अध्याय--णिनि] अध्ययन करने वाला, 
अध्ययनशील । 

अध्यारूढ[विणो [अधि--आ-+- रूह +क्‍क्त]] सवार, चढ़ा 
हुआ, 2 ऊपर उठा हुआ, उन्नत छठे ऊचा, श्रष्ठ 
नीचा, तिम्नतर । 

अध्यारोप: [| अधि+-आ-+रुह +णिच्‌+पुकू+ धक्म ] 
उठना, उन्‍नत होना आदि 2 (वे० द० में) भ्रमवश 
एक वस्तु को अन्यवस्तु समझना, भ्रम के कारण एक 
वस्तु के गण दूसरी वस्तु में जोड़ना, भ्रमवश रस्सी को 
सांप समझना--असपंभतरज्जो सर्पारोपवत्‌, अजगदूपे 
ब्रह्म णि जगद्रपारोपवत्‌, वस्तुनि अवस्त्वा रोपोष्ष्या रोप 
वबे० सा०, 8 श्रान्तिपूर्ण ज्ञान । 


अध्यारोपणम्‌ | अधि-+-आ-+झह-+ णिच्‌+पुक्‌-+ ल्युट ] 
! उठना आदि 2 (बीज) बोना । 

अध्यावाप: | अधि+आ-+-वप्‌--घठञ ] ! बीजादिक 
बखेरना या बोना 2 वह खेत जिसमें बीजादिक बो 
दिया गया हो 

अध्यावाहनिकम्‌ [| अध्यावाहनं (पितृगृहात्पतिगृहगमनम ) 
लब्धार्थ ठन्‌ | छः प्रकार के स्त्रीघनों (वह सम्पत्ति जो 
एक स्त्री अपने पिता के घर से पति के घर को बिदा 
होते समय प्राप्त करती है) में से एक--यत्पुनलभते 
नारी नीयमाना तु पेतृकात्‌ (गृहात्‌) अध्यावाहनिक 
ताम स्त्रीघनं परिकीतितम । 


अध्यास:, अध्यासनलम [| अधि--आस्‌+घजञा , ल्‍्यूट वा | 
ऊपर बेठना, अधिकार में करना, प्रधानता करना 2 

अध्यासः [अधि-+-आस-घछज्य |] 4 मिथ्या आरोपण, भिथ्या 
ज्ञान, दे० अध्यारोप' को भी 2 'परिशिष्ट 3 कुचलना 

अध्याहारः । [ अधि+-आ-+ह्‌+घजा, ल्युट्‌ वा] 

अध्याहरणम्‌ ॥ न्‍्यूनपदता को पूरा करना 2 तक करना, 

अनमान । 

अध्यष्ट: [ अधिगत: उष्ट वाहनत्वेन | ऊंटगाड़ी । 
शिव--ढा वह स्त्री जिसके पति ने उसके रहते हुए 
दूसरा विवाह कर लिया हो दे० अधिविन्ना 
प्रेरणा देना, विशेषत: आचारये के द्वारा, अर्थात्‌ आदर 
पृवक किसी काय में प्रवत्त करना, --णा निवेदन, 

अश्रुव (वि०) [न०त० | ॥ अनिश्चित, सन्दिग्ध 2 
अस्थिर, चंचल, प्रथक्करणीय, --बम्‌ अनिरिचतता 
तस्य नश्यन्ति'अश्नवं नष्टमेव च । 

अध्वन (१०) [ अद--क्वनिप्‌ दकारस्य धकार: | रास्ता 
पार किया गया और पार करने के निमित )--अपि 
लंधितमध्वानं बुबुध न बधोपम:--रघु ० १।४७, उल्लं- 
प्रसथान--नेक: प्रप्येताध्वानम मन ० ४॥६०, 3 समय 
(काल), मूतकालू 4 आकाश, अचन्तरिक्ष 5 उपाय 
चलने वाला, यात्री, बटोही--सनन्‍्तानकतरूच्छाया- 
सुप्तविद्याधराध्वगम्‌--कु० ६।४६ (?गामिन ) 
-रंथः यात्रा करने के लिए गाड़ी 2 हरकारा जो 
चलने म॑ चतु॒र हो 

अध्यन्य ॥ के योग्य, तेज़ चलने वाला--दक्षिप्रं ततो5घ्वन्य- 

तुरंगयात्री--भट्टि ० २४४,--नः, --न्य: तेज 

अध्बरः [ अध्वानं सत्प्थ राति--इति अध्वन्‌ू+रा+क 
अथवा न ध्वरति कुटिलो न भवति न +ध्व+अच 
यज्ञ, धार्मिक संस्कार, सोमयाग, तमध्वरे विश्वजिति 

-रघु० ५११, --र₹ः, --रम आकाश या वाय। 


। 
आसन, स्थान ॥ 
-पादाध्यासे शतं दम:--या० २।२१७। 
अनमान करना, नई कल्पना, अन्दाजा या 
अध्यूढ: [ अधि--वह्‌ +क्त |] उठा हुआ, उन्‍नत,--ह: 
अध्यषणम [ अधि--इष-+लल्‍ल्यट | किसी कार्य को करने की 
याचना । 
यो श्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि: निषेक्ते, ध्रवाणि 
सड़क, माग, नक्षत्र मागे २(क) दूरी, स्थान (चलकर 
घिताघ्वा--मेघ० ४५ (ख) यात्रा, भ्रमण, प्रसरण 
साधन, प्रणाली 6 आक्रमण। सम० --गः 4 मार्ग 
ऊंट 3 खच्चर 4 सूर्य, --गा गंगा, --पतिः स्य 
अध्वनोन । (वि०) [ अध्वन्‌+ख, यत्‌ वा |] यात्रा पर जाने 
चलने वाला यात्री, बटोही । 
ध्वरतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेघो निपातः अहिस्न-निरु० | 
सम ० --दीक्षणोया अध्वर संबंधी संस्कार, इसी प्रकार 


२१९ 


) 


०प्रायश्चित्तिः 
जमिनि को प्रवमीमांसा । 

अध्वर्यं: [अध्वर+क्यच्‌--यच | । ऋत्विक, पुरोहित, पारि- 
भाषिक रूप से 'होतृ' “उद्गात्‌ तथा 'ब्रह्मन्‌ से अति- 
रिक्त ऋत्विक, 2 यजुर्वेद। सम० --बेदः यजुर्वेद । 

अध्बाति--अध्वंग.। 

अध्वान्तम्‌ [ न० त० | संध्या, अन्धकार । 


अन्‌ (अदा० पर० सेट) [ अनिति, अनित ] सांस लेना, 
2 हिलना, जीना, प्रेर० आनयति, सन्‍ननन्‍्त० अनिनि- 
षति। (दिवा० आ०) जीना, 'प्र' उपसगे के साथ--- 
जीवित रहना--यदहूं पुनरेव प्राणिमि--का० ३५, 
प्राणिमस्तव मानाथ--भामि० ४३८ । 

अन: [ अन्‌ +-अच्‌ |] साँस, प्रश्वास । 

अनंश (वि०) [ न० ब० ] जिसका पैतृक सम्पत्ति पर कोई 
अधिकार न हो ॥ 

अनकदुदुभि: ->दे० आनकदुंदु्िः: । 

अनक्ष: (वि०) [ न० ब० | दृष्टिहीन, अंधा । 

अनक्षर; (वि०) [ न० ब० ] बोलने में असमर्थ, मृक 
गंगा 2 अशिक्षित 3 बोलने के अयोग्य, --रम्‌ दुष्चन 
गाली, निन्‍दा या अपशब्द, (क्रि० वि० ) बिना शब्दों 
के--- “व्यंजित दौहू देन रघु० १४२६ । 

अनग्नि: [ न० त० ] अग्नि का न होना, अग्नि के बजाय 
कोई दूसरी वस्तु--यदधीतमविज्ञातं निगदेनव शब्यते 
अनग्नाविव शष्कंघो न तज्ज्वलति कहिचित । नि० 
2 अग्निका अभाव, (वि०) [ न० ब० | ] जिसे 
अग्नि की आवश्यकता न हो--वेदध विधिमस्य नष्ठि- 
क॑ यतिमभि: सा्ममनग्निमम्निचित्‌--रघु ० ८।२५, 2 
अस्निहोत्र न करने वाला, 3 श्रौतस्माते कर्म से विर- 
हित, अधारमिक 4 अग्निमांद्य रोग से ग्रस्त 5 अवि- 
वाहित। 

अनघ (वि०) [ न० ब० ]  निष्पाप, निरपराघ--अवैमि 
चैनामनघेति--रघ० १४।४०, 2 निर्दोष, सुन्दर, 
>रूपमनधघम--श ० २।१३, यस्य ज्ञानदयासिधोरगा- 
घस्यानघा गृुणा:--अमर० 3 सकुशरूाघातरहितः 
अक्षत, सुरक्षित--कच्चिन्मुगीणामनघा प्रसूति:--रघु ० 
५।७, मृगवधूयंदा अनघप्रसवा भवति--श ०४, जिसका 
प्रसव सकुशल हो च॒का हो या जो प्रसव के परचात 
सकदशल शब्या पर लेटी हो 4 पवित्र) निष्कलंक,---घ 
4 सफंद सरसों, 2 विष्ण या शिव का नाम । 

अनहकुश (वि०) [ न० ब० |] उद्दंड, उच्छंखरू 2 
(कवि की भांति) स्वच्छन्द । 

अनहूः (वि०) [ न० ब० ] देहरहित, अशरीरी, आकृतिहीन 
त्वमनंग: कथमक्षता रति (देह र- 
हित), कामदेव --गम्‌ आकाश, वायु, अन्‍्तरिक्ष, 
2 मन । सम० --क्रीडा कामक्रीडा, --लेख"--मदन 


पापनिष्कृति, --मौमांसा 


ऑधणा. 


( 


लेख, प्रमपत्र, "छेखक्रिययोपयोगं (ब्रजन्ति ) कु० १।७, 
"शत्रु, असुहृत्‌॒जआादिज-शिवजी के नाम । 

अनञ्जन (वि०) [ न० ब० ] बिना अंजन, वर्णक या काजल 
के--नेत्रे दूर मनज्जने--सा० द०, --नम्‌ आकाश 
वातावरण 2 परब्रह्म विष्ण या नारायण (पुूं० भी) । 

अनड॒ह (पुं०) [ अनः शकंटं वहति--नि० ] [ अनड्वान, 
“डइवाहो, ?इंद्धचयाम्‌ आदि० |] 4 बेल, सांड 2 वृष- 
राशि,--ही (अनड्वाही) गाय । 

अनति (अव्य०) [ न० त० ] बहुत अधिक नहीं, अनति' 
से आरम्भ होने वाले समस्त पदों का विइलेषण “अति' 
से आरम्म होने वाले शब्दों की भांति किया जा 
सकता हैं। 

अनतिविलंबिता--विलम्ब का अभाव, व्याख्यानदाता का 
एक ण धाराप्रवाहिता, २५ वाग्गुणों में से एक । 

अनयतन वि० [| स्त्री०--नी ] [ न० त० ] आज या चाल 
दिन से संबंध न रखने वाला, पाणिनि का एक पारि- 
भाषिक शब्द जो लक और लद॒ रूफार के अथे को 
प्रकट करता हैं, --नः जो' चाल दिन न हो, अतीताया 
राजे: पदरचाधन आगामिन्या रात्रे: पर्वार्धन सहितो 
दिवसो5नयतन:--सिद्धा ०, तज्िन्नः काल: । 

अनधिक (वि०) [ न० त० ]जो अधिक न हो, 2 असी म 
पूण्‌ । 

अनधोनः [न० त० ] अपनी इच्छा से कार्य करने वाला 
स्वाधीन बढ़ई, कौटतक्ष । 

अनध्यक्ष (वि०) [ न० त० | अप्रत्यक्ष, अदश्य 2 शासक 


हीन । 
अनध्यायः ३[ न० त० | न पढ़ना, पढ़ाई में विराम, वह 
अनध्ययनम ) समय जब कि इस प्रकार का विराम होता 


है या होना चाहिए, एक अवकाश का दित ( दिवस:) 
अद्य शिष्टानध्याय:--उत्तर० ४-किसी पूज्य अतिथि 
के सम्मान में दिया गया अवकाश । 
अननम [अन्‌-+-ल्य॒द | सांस लेना, जीना । 
अननभावक (वि०) जो समझने के अयोग्य हो 
अनन्त (वि०) [नास्ति अन्तो यस्य न० ब०] अन्तरहित 
अपरिमित, तिस्‍्सीम, अक्षय,-- रत्नप्रभवस्य यस्य-- 
कु० १।३,--तः 4 विष्णु की शय्या शेषनाग, कृष्ण, 
बलराम, शिव, नागों का पति वासुक्रि 2 बादरू 3 
कहानी, 4 चौदह ग्रन्थियों से युक्त रेशमी डोरा जो 
अनंत चतुद्दंशी के दिन दक्षिण भूजा पर बांधा जाता 
हैँ; ता पृथ्वी (अन्तहीन) 2 एक की संख्या 3 
पार्वती 4 शारिवा, अनंतमल, दूर्वा आदि पौध 
-तम आकाश, वातावरण 2 असीमता 3 मोक्ष 4 
परब्रह्दन । सम०--ततीया वेशाख, भाद्रपदर और 
- मार्गशीष मास की शक्‍लपक्ष की तीज--दृष्टटः शिव 
-> देवः  शषनाग 2 नारायण जो शेषनाग के ऊपर 


३० 


) 


सोता है, पार (वि० ) असीम विस्तारय॒क्त, निस्सीम, 
--"रं किल शब्दशास्त्रमू--पंच० १,--रूप (वि०) 
अगणित रूपवाला, विष्ण,--बविजय: यधिष्ठिर का 
शंख--भग० १॥२६ | 

अनन्तर (वि०) [नास्ति अंतर यस्य-न० ब०) 4 अन्तर- 
रहित, सीमारहित 2 जिसके बीच देश काल का 
कोई अन्तर न हो, सटा हुआ, लगा हुआ 3 संसकत, 
पड़ोस का, बिल्कुल मिला हुआ, निकटवर्ती (अपादान 
के साथ ) ब्द्यावर्तादनन्तर:--मन॒० २॥१९, 4 अन- 
वर्ती, सन्निहित होना (समास में) 5 अपने से ठीक 
तीचे के वर्ण का,--रम्‌  संसक्तता, सन्निकटता 2 
ब्रह्म, परमात्मा,--रम्‌ (अव्य०) तुरन्त बाद, परचात्‌ 
2 (संबंधवाचकता की दृष्टि से) बाद में, (अपादान 
के साथ )--पुराणपत्वतापगमानन्तरम--रघु ० ३।७, 
गोदानविधेरनन्तरम्‌-- २। ३ २, २६, २,७ १। सम०--ज 
यात्जा 7क्षत्रियया वश्य माता में, अपने से ठीक 
ऊपर के वण के पिता के द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान--मनु ० 
१०।४ 2 'तरपरिया' भाई बहन, (-जा) छोटी या बड़ी 
बहन--अनुष्ठितानंतरजाविवा हः---२घु० ७४३२ इसी 
प्रकार ?जात । 

अनन्तरीय (वि०) [अनंतर--छ] वंशक्रम में ठीक बाद का। 


अनन्य (वि०) [ न० त० |  अभिन्‍न॑, समरूप, वही, अद्ठि- 
तीय 2 एकमात्र, अनुपम, जिसके साथ और दूसरा न 
ही 3 अविभकत, एकाग्न, अन्य की ओर न जाने वाला, 
-अनन्याध्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्यपासते--भग० 
९।२२, समास मे “अनन्य शब्द का, अनुवाद किया जा 
सकता हँं--दूसरे के द्वारा नहीं और किसी ओर छरूग्न 
या निदेशित नहीं 'एकाश्रयी' । सम ०--गतिः (स्त्री०) 
एकमात्र सहारे वाला--अनन्यगतिके जने विगतपातके 
चातके--उद्धट ; --चित्त.--चित,--चेतस, --मनस, 
--मानस,--हृदय (वि०) एकाग्रचित्त, जिसका मन 
ओर कहीं न हो; --जः,--जन्मन्‌ (पुं०) कामदेव, 
प्रम का देवता--मा मम॒हन्खल भवंतमनन्यजन्मा-- मा ० 
१।३२,--पूवे: वह पुरुष जिसके और कोई स्त्री न हो 
(--वॉा) कुमारी,, बिनब्याही स्त्री--रघु० ४७; 
--भाज (वि०) किसी और व्यक्ति की ओर लगाव न 
रखने वाला ; --अनन्यभाजं पतिमाप्नहि--कु ० ३।६३ ; 
--विबय (वि०) किसी और से संबंध न रखने वाला 
-+वैत्ति (वि०)  वेसे ही स्वभाव का 2 जिसकी 
दूसरी जीविका न हो 3 एकनिष्ठ मनोवृत्ति वाला 
“-सामानन्‍्य,--साधारण (वि०) दूसरे से न मिलने 


वाला, असाधारण, ऐकान्तिक रूप से लगा हुआ, बेल- 
गाव,--अनन्यनारी' सामान्यो दासस्त्वस्या: पुरूरवा:-- 
विक्रम० २।१८ राजरब्द:--रघु० ६।३८;--पसदश्ञ 
(वि०) | स्त्री०--ज्ञी | बंजोड़, अनपम । 


( 


अनन्वयः [न० त०] 4. संबंध का अभाव 2 (सा० शा०) 
एक अलंकार जिसमे किसी वस्तु को तुलना उसी से 
की जाय--और उसको ऐसा बंजोड़ सिद्ध किया जाय 
जिसका कोई और उपमान ही न हो। जैसे 
गगन गगनाकारं सागर: सागरोपम:, रामरावणयोर्यद्धं 
रामरावणयोरिव ॥। क्‍ 

अनप (वि०) [न० ब०] जलहीन (जैसे क्षद्रजलाशय ) 


8, कारणम्‌ ३) [न० त०] 4 चोट न पहुंवाना 2 सुपु्दंगी 
अनपकर  न्‌ 


का अभाव 3 (कानून में) ऋण न 
चुकाना । 

अनपकारः (न० त०) अहित का अभाव--कारिन्‌ (वि०) 
अहित न करने वाला, निर्दोष । 

अतपत्य. (वि०) [न० ब० ] सन्‍्तानहीन, निस्सनन्‍्तान, 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो ! 

अनपत्रप (वि०) [ न० ब० | धृष्ट, निर्लुज्ज । 

अनपश्रंशः [ न० त० | वह शब्द जो भ्रष्ट न हो, व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध शब्द । 

अनपसर (धि०) [ न० ब० ] जिसमे से निकलने का कोई 
मार्ग नहो, अन्यायोचित, अक्षम्य,---र: बल प््वक 
अधिकार करने वाला । 

झनपाय (थि०) [ न० ब० ] 4 हानि या क्षय से रहित, 
2 अनश्वर, अक्षीण, अक्षयी--प्रणमन्त्यनपायमुत्थित म॒ 
(चन्द्रम) कि० २।११,--०: [ न० त० ] 4 अन- 
श्वरता, स्थायिता 2 शिव । 

अनपायिन्‌ (वि०) [अनपाय-- णिनि ] अनश्वर, दृढ़, स्थिर, 
अचक, सतत टिकाऊ, अचल--प्रसादाभिमखे तस्मिन 
श्रीरासीदनपायिनी---रघ्‌ु० १७।४६, ८।॥१७, अनपा- 
यिनि संशयद्रम गजभगर्ने पतनाय वल्‍लरी-कु० ४॥३१ । 

अनपेक्ष-क्षिन (व०) [| न० ब०, न० त० ] 4 असाव- 
घान 2 लापरवाह, परवाह न करने वाला, उदासीन 
3 स्वतंत्र, दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला, 4 निष्पक्ष 
5 असंबद्ध;--क्षा [ न० त० ] असावधानी, उदा- 
सीनता--क्षम्‌ (क्रि० वि०) बिना ध्यान के, स्वतंत्र रूप 
से, परवाह न करते हुए, बेपरवाही से । 

अनपेत (वि०) [ न० त० ] १ जो दूर न गया हो, बीता 
न हो 2 विचलित न हुआ हो (अपा० के साथ ) अर्था- 
दनपेतम अध्यम--सिद्धा० 3 अविरहित, सम्पन्न-- 
ऐश्वयदिनपेतमीइवरमयं लोको5ष्थंत: सेवते--म्‌द्रा ० 
११४ । 

अनभिज्ञ (वि०) [ न०त०] अनजान, अपरिचित, 
अनम्यस्त (प्राय: संब० के साथ) ज्ञ: कैतवस्थ--श ० 
५, ज्ञ: प्रमश्वरगहाचारस्य--महा ० २ । 

अनम्यावत्ति (स्त्री०) [ न० त० ] पुनरक्ति का अभाव- 
मतागनम्यावृत्त्या वा काम क्षाम्यतु यः क्षमी--शि० 
२।४२ 


२१ 


) 


अनमभ्याश---स (वि०) [ न० ब० )] जो निकटस्थ न हो 
दूरस्थ आदि 'समित्य (वि०) दूर से ही बिदकने वाला 
सिद्धा ० । 

अनभ्र (वि०) [ न० ब० ] बिना बादलों के, इयमन शभ्रा 
वृष्टि--यह तो बिना ही बादलों के आकाश से वृष्टि 
होने लगी--अर्थात्‌ अप्रत्याशित या आकस्मिक घटना । 

अनमः [न० त० | वह बाह्यण जो दूसरों को न तो नमस्कार 
करता है और न उनके नमस्कार का उत्तर देता हें। 

अनमितम्पच (--मितंपच) (वि०) [ न० त० | कंजस, 
मकक्‍्खी चूस । 

अनम्बर (वि०) [ न० ब० ] वस्त्र न पहने हुए, नंगा--रः 
बोद्धभिक्ष । 

अनयः [ न० त० | ! दृव्यवस्था, दराचरण, अन्याय, 
अनीति 2 दुर्तीति, दुराचार, कुमार्ग 3 धिपत्ति, दुःख, 
मनु० १०९५, 4 दुर्भाग्य, बेरी क्रिस्मित 5 जआ 
खेलना । 

अनगल (वि०)[न० ब० |] स्वेच्छाचारी, अनियंत्रित---तुरंग- 
म॒त्सष्टमनगलम्‌--रघु० ३॥३९ 2 जिसमे ताला न 
लगा हो । 

झनघें (वि०) [न० ब०] अनमोल, अमूल्य, जिसके मल्य 
का अनुमान न लगाया जा सके,--घं: गलत या अन- 
चित मल्य । 

अनघ्यं (वि०) [न० त०] अमल्य, सर्वाधिक सम्मान्य । 

अनय॑ ( वि० ) ॥ न० ब्‌० ॥ 4 अनुपयुकक्‍त, समिकम्मा 2 भाग्य- 
हीन, सखरहित 3 हानिकारक 4 अरथंहीन, निरर्थक, 
--थें: [न० त०| उपयोग या मलय का न होना 2 
निकम्मी या अनुपयुक्त वस्तु 3 विपत्ति, दुर्भाग्य-- 
रंधोपनिपातिनोध्थो:--श० ६, ठिद्रेष्वनर्थोा बहुली- 
भवन्ति 4 अथ का न होना,-अथ का अभाव । सम० 
- कर (वि०) [स्त्री ०-री] अनिष्टकर, हानिकर । 

अन्य, अनर्थंक (वि०) [न० त०] 4 अनपयकक्‍त, निरर्थक 

2 सारहीन 3 अर्थ हीन 4 लाभरहित 5 दुर्भाग्यपूर्ण 

--कम अथहीन या असंगत बात । 


अनहूँ (वि०) [न० त०] । अनधिकारी, अयोग्य 2 अनु 
पयक्‍त (संब० के साथ या समास में) । 

अनलः [ नास्ति अल: पर्याप्तियस्य-न ० ब०] ! आग 2 अग्नि 
या अग्निदेवता 3 पाचनशक्ति 4 पित्त । सम० 
“दें (वि०) [अनलं द्यति] 4 गर्मी या आग को नष्ट 
करने वाला, 2ल्‍--दे० अग्निद --दीपन (वि०) जठ- 
राग्निया प्चनरक्ति को बढ़ाने वाला,--प्रिया अग्नि 

पत्नी स्वाहा,--सादः क्षघा का नाश, अग्निमांद | 

अनलस (वि०) [न० त०] आलस्यरहित, चस्त, परिश्रमी 
2 अयोग्य, असमर्थ । 

अनल्प (वि०) [न० त०] ! बहुसंख्यक 2जो थोड़ा न 
हो, उदाराशय, उदार (जंसा कि मन्‌ आदि) अधिक 


( 


जल्पंत्यनल्पाक्षरम्‌ू---पंच० १॥१३६ विकसितवदनाम- 
नल्पजल्पेपि---भामि० १।१००, २।१३८। 

अनवकाश (वि०) [न० ब०] ! अनाहत, 3 अप्रयोज्य 2 
जिसके लिए कोई गुंजायश या मौका न हो,--शञः 
[न० त०] स्थान या कार्यक्षेत्र का अभाव । 

अनवग्रह (वि०) [न० ब० ] जो रोका न जा सके---सुकुमा र- 
कायमनवग्रहः: समर: (अभिहंति) मा० १३९ । क्‍ 

अनवच्छिन्न (वि०) [न० त०] ! सीमांकन रहित, अपथ- 
क्कृत 2 सीमारहित, अधिक 3 अनिदिष्ट, अविविक्त, 
अविक्ृत 4 अबाधित । 

अनवद्य (वि०) [न० त०] निर्दोष, कलंकरहित, अनिद्य -- 
रघु० ७७० । सम०--अँग,--रूप (वि०) निर्दोष 
या नितान्‍्त सुन्दर अंगों वाला (-गी ) रूपवती 
स्त्री । 

अनवधान (वि०) [न० ब० | निरपेक्ष, ध्यान न देने वाला, 
-जजम्‌ [ न० त० ] प्रमाद, असावधानता, ता- 
लापरबाही । 

अनवधि (वि०) [न० ब०] असीमित, अपरिमित । 


अनवम (वि०) [न० त० | जो नीच या तुच्छ न हो, बड़ा, 
श्रेष्ठ, सुधर्मानवमां सभाम्‌ू--रघ्‌ ० १६।२७, ९।१४। 

अनवरत (वि०) [न० त० | अविराम, निरंतर--- धनुर्ज्या- 
स्फालनक्र्रपुवम श० २।४,--तम्र (क्रि० वि०) बिना 
रुके, लगातार । 

अनवराध्य (वि०) [अवरस्मिन्‌ अध भवः--ह त्यर्थे नज्य +- 
अवराध-+-यत्‌ न० त०। मख्य, सर्वोत्तम, सव्वश्रेष्ठ । 

अनवलंब--बन (वि०) [न० त० | अवलंबहीन, निराश्चित- 
“बः,-बन म्‌ स्वतत्रता । 

अनवलोभनम [त० त०] गर्भ के तीसरे मास किया जाने 
बाला एक संस्कार। - 

अनवसर (वि०) [न० ब०] ! व्यस्त 2 निरवकाश,--रः 
[न० त०])। अवकाश का अभाव, कुसमय होना, 
असामयिकता, क॑ याचे यत्र यत्र ध्रवमनवसरम्रस्त 
एवाथिभाव:--मा० ९।३० ।ै 

अनवस्कर (वि०) [न० ब०] मलरहित, स्वच्छ, साफ । 


अनवस्थ (वि०) [न० त०] अस्थिर,--स्था [न० त०] 
अस्थिरता 2 अनिश्चित अवस्था 2 चरित्रश्नष्टता, 
लम्पटता 3 (दशन० में) किसी अन्तिम निर्णय पर न 
पहुँचना, कार्य-फकारण को एसी परंपरा जिसका अन्त 
न हो, तक का एक दोष--एवमप्यनवस्था स्याद्या म्‌ल- 
क्षतिकारिणी --काव्य ० २ एवं च प्रसंग:-शा ० । 

अनवस्थान (वि०) [न० ब०] अस्थायी, अस्थिर, चंचल, 
-जनः वायु--नम्‌ [न० त०]  अस्थिरता, 2 आचा- 
रभ्रष्टता, लम्पटता । 

अनवस्थित (वि०) [न० त० |] ! अस्थिर, अस्थिरचित्त 2 
परिवर्तित 3 आवारा । 


रेरे ) 


अनवेक्षक ( वि० 
उदासीन।. 

अनवेक्ष-क्षा -- दे ० अनपेक्ष-क्षा । 

अनवेक्षणम्‌ [| नञ्य +-अव्‌+-ईक्ष -ल्यूट] लापरवाही, अन- 
वधानेता । 


अनशनम्‌[ नञ +-अश--ल्यूट ] उपवास, आमरण 
उपवास । 

अनइंवर (वि० ) [स्त्री ०-रो | [न० त० | अविनाशी । 

अनस्‌ (पुं०) [अन+-असुन]| 4 गाड़ी 2 भोजन, भात 3 
जन्म, 4 प्राणी 5 रसोईघर । 

अनसूय-यक (वि०) [न० ब०] हछेष रहित, ईर्ष्या रहित, 
“5-या [न० त० | | ईर्ष्या का अभाव, 2 अत्रि की पत्नी, 
स्त्रियोचित पतिभकति और सतीत्व का ऊँचा नमूना । 

अनहन्‌ (नपुं०) [न० त० | ब्रादिन, दुदिन । 

अनाकालः | त० न० नि० | कुसमय 2 दुर्भिक्ष (संभ- 
वतः “अन्नाकारः शब्द का अनियमित रूप)। सम० 
“भ्रतः---जो व्यक्ति दुभिक्ष में भूख से अपने आपको 
बचाने के लिए स्वयं दूसरे का दास बन जाता है । 

अनाकुल (वि०) [ न० त० ] शान्त, प्रकृतिस्थ, स्वस्थ 
2 अटल-। 

अनागत (वि०) [ न० त० | ! न आया हुआ, न पहुंचा 
हुआ तावद्धयस्य भेतव्यं यावद्ध यमनागतम्‌--हि ० 
१।५७, 2 अप्राप्त, जो न मिला हो 3 भविष्यत्‌, आने 
वाला, दे० नीचे सम० को 4 अज्ञात,--तम् भविष्य- 
त्काल, भविष्य । सम०-अवेक्षणम भविष्य की ओर 
देखना, आगे की ओर दृष्टि रखना,--अबाध: आन 
वाला भोतिक कष्ट या विपत्ति,--आतेवा वह कन्या 
जिसका मासिक स्राव अभी आरम्भ न हुआ हो, अर- 
जस्का,--विधात (प्‌ं०) आने वाले अनिष्ट का पहले 
ही से निराकरण करने वाला, भविष्य के विषय में 
सावधान, दूरदर्शी (पंच० १।३१८ तथा हि० ४॥५ में 
इस नाम की एक मछलो) । 

अनागमः | न० त०| ! न आना 2 अप्राप्ति । 

अनागस्‌ (वि०) [ न० ब०] निरपराध, निर्दोष--आतें- 
त्राणाय वः शस्त्र नः प्रहतमनागसि--श० १॥११। 

अनाचार: [ न० त० ] अन॒चित आवरण, दुराचरण, कुरीति । 


अनातप (वि०) [ न०ब० | धपया गर्मी से यक्‍त 
ताप रहित, ठंडा । 

अनातुर (वि०) | ब० त० ] ! अनुत्सुक, उदासीन 2 न 
थका हुआ, अक्लांत--भेजे घर्ममनातुर:--रघ्‌॒ १४२१ 
रे अच्छा, स्वस्थ । 

अनात्मन्‌ (वि०) [ न० ब० ]! आत्माया मन से रहित 
2 अनात्मिक 3 जिसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रक्‍्खा 
है,-- (पुं०)) जो आत्मिक न हो, आत्मा से भिन्‍न 
अर्थात्‌ नरवर शरीर । सम०--ज्ञ,--बेदिन्‌ (वि०) 


) [ न० त० |] असावधान, बेपरवाह, 


( 


अपने आपको न जानने वाला, मूर्ख, जड---मा तावद- 
नात्मजें---श० ६,--संपन्‍न (वि०) मर्ख । 

अनात्मनीन (वि०) [नञ -+-आत्मन्‌-|-ख] जो अपने ही 
लाभ के लिए कार्य करने का अम्यस्त न हो, नि: 
स्वार्थ, स्वार्थ रहित । 

अनात्मवत्‌ (वि०) [आत्मा वश्यत्वेन नास्ति इत्यर्थे- 
नझा --आत्मन्‌ -+- मतुप्‌ न० त०] असंयमी, इन्द्रिय 
परायण । 

अनाथ (वि०) [| न० ब० ] असहाय, निध॑न, त्यक्त, मात- 
पितृहीन, बिना माँ---बाप का बच्चा, विधवा स्त्री, 
सामान्यतः जिसका कोई रक्षक न हो--नाथवन्तस्त्वया 
लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे उत्तर० १।४३। सम० 
“-सभा अनाथालूय । 

अनादर (वि०) [ न० ब० ] उदासीन, उपेक्षावान्‌, 
”-रः [न० त० |] अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा--षष्ठी- 
चानादरे--पा० २॥३, ३८ । 

अनादि (वि०) [ न० ब० ] आदि रहित, नित्य, अनादि- 
काल से चला आता हुआ,--जगदादिरनादित्व--कु ० 
२।६। सम०--अनन्त,--अन्त (वि०) आदि और 
अन्त रहित, नित्य (--त:) शिव,--निधन (वि०) 
जिसका आरंभ और समाप्ति न हो, शाश्वत,-मध्यान्त 
(वि०) जिसका आदि, मध्य और अन्त कुछ भी न हो, 
नित्य । 

अनादीनव (वि०) [ न० ब० | निर्दोष,---यद्वासुदेवेनादी- 
नमनादीनवमीरितम्‌--शि० २॥२२ । 


अनाद्य (वि०) [ न० त० ]4 ->दे० अनादि, 2 अभक्ष्य, 
खाने के अयोग्य । 

अनानुपूव्येम [ न० त० ] 4 दूसरे पदों के बीच में आ जाने 
के कारण समास के विभिन्‍न पदों का पृथक्करण 2 
नियत क्रम में न आना । 

अनाप्त (वि०) [ न० त० |] | अप्राप्त 2 अयोग्य, अकु- 
शल--प्तः अजनवी । 

अनामक । (वि० )| न० ब० स्वार्थे कन] बिना नाम का, 

अनामन्‌ | अप्रसिद्ध-( पुं०))  मलेमास 2 कनिष्ठिका 
तथा मध्यमा के बीच की अंगलो दे० नीचे “अना- 
मिका ।-( नपुं० ) बवासीर । 

अनामय (वि) [ नास्ति आमयः रोगो यस्य न० ब० ] स्व- 
स्थ, तंदुरुस्त,---यः,--यम्‌ स्वास्थ्य अच्छा होना--- 
महाश्वंता कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ--का० १९२, 
उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ की,--यः विष्णु 
(कइयों के मत में 'शिव) । 

अनामा, अनामिका [ नास्ति नाम अन्यांगुलिवत्‌ यस्पा:-- 
स्वार्थ कनू ] कानी तथा बिचली अंगुली के बीच की 
अंगुली---इसका यह नाम इस लिए पड़ा कि दूसरी अंगु- 
लियों की भाँति इसका कोई नाम नहीं; पुरा कवीनां 

हे 


हि. 


रे रे 


) 


गणनाप्रसंगे. कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा, अद्यापि 
तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव । सुभा० । 
अनायक्ता (वि०) [ न० त० ] जो दूसरे के वशीभूत न हो, 
त्तो रोषस्य का० ४५ जो क्रोध के वश्ीभूत न हो, स्व- 
तंत्र--एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवत्तिता--हि ० 
२।२२, स्वतंत्र जीविका । 
अनायास (वि०) [ न० त० ] जो कष्टप्रद या कठिन न हो, 
आसान,--ममाप्येकस्मिनू से कर्मणि त्ववा सहायेन 
भवितव्यम्‌ु--श ० २,--सः 4 सरछता, कठिनाई का 
अभाव,--- सेन ->आसानी से, बिना किसी कठिनाई के । 
अनारत (वि०) [न० त० ] 4. अनव रत, निरन्तर, अबाध 
2 नित्य, --तम्‌ (अव्य०) लगातार, नित्यरूप से -- 
अना रत॑ तेन पदेषु लंभिता: --कि० १।१५, ४० । 
अनतारम्भ: [| न० त० |] आरम्भ न होना--विकारं खल 
परमाथंतोऊज्ञात्वा ? भः प्रतीकारस्थ--श० ३। 
अनाजवब (वि०) [न० त० |] कुटिल, बेईमान--बम्‌ ॥ 
कुटिलता, कपट 2 रोग । 
अनातंब (वि०) [स्त्री ०-बी] [न०त०] असामयिक--वा वह 
कन्या जो अभी तक रजस्वला न हुई हो । 
अनायें (वि०) [न० त० ] अप्रतिष्ठित, नीच, अधम 
--यें: जो आये न हो, 2 वह देश जहाँ आये न हों, 
3 शूद्र 4 म्लेच्छ 5 कमीना । 


अनायकम्‌ [ अनाय॑ देशे भवम्‌ू--अनायं--क ] अगर की 
लकड़ी । 

अना्े (वि०) [न० त० ]4 जो ऋषियों से सम्बन्ध न 
रखता हो, अवंदिक--संबुद्धों शाकल्यस्येतौँ अनार्षे-- 
पा० १।१।१६, (--अवंदिके--सिद्धा ०) 2 जो ऋषि- 
प्रोक्‍क्त न हो | 

अनालंब (वि०) [ न० ब० |] असहाय, अवलंबहीन --बः 
अवलंब का अभाव, नैराश्य, --बी शिव की वीणा । 

अनालंबु (भु) का [ न० त० ] रजस्वला स्त्री । 

अनावतिन्‌ (वि०) [ न० त० | फिर न होते वाला, फिर 
न लौटने वाला | 

अनाविद्ध (वि०) [ न० त० ] न बिघा हुआ, जिसमें छिद्र 
न किया गया हो । 

अनावृत्ति: (स्त्री०) [ न० त० ] फिर न लौटना 2 फिर 
जन्म न होता, मोक्ष । 

अनावृष्टि: (स्त्री०) [| न० त० ] सूखा पड़ना, ईति' का 
एक भेद । 

अनाश्रमिन (१०) [ न० त० | जो जीवन के चार आश्रमों 
में से किसी को न भानता हो, न किसी से सम्बन्ध रखता 
हो । अनाश्रमी न तिछ्ठेत्तु क्षणममेकमपि द्विज:-स्मृ ० । 

अनाश्रव (वि०) [ नझ -+-आ--श्रु+अच ] जो किसी की 
न सुने, ढीठ, किसी की बात पर कान न दे--भिषजा- 
मनाश्रवः रघु० १९।४९ | 


( 


अनाइश्वस (वि०) [ नझ_ + अश+ क्वसु नि० | जिसने 
भोजन न किया हो, उपवास रखने वाला ! 

अनास्था | न० त० | उदासीनता, तटस्थता, आस्था का 
अभाव--अनास्था बाह्यवस्तुषु--कु० ६।६३, पिडेष्व- 
नास्था खलू भौतिकेष--रघु ० २।५७, स्त्री पुमानित्य- 
नास्थेषा वत्तं हि महितं सतामू--कु० ६।१२, 2 श्रद्धा 
या बिश्वांस का अभाव, अनादर।। 

अनाहत (वि०) [न० त०] 7 आधातरहित, 2 कोरा 
या नया । 

अनाहार (वि०) [ न० ब० |] बिना भोजन के रहन वाला, 
उपवास करने वाला --र: [ न० त० | भोजन न 
करना, उपवास रखना | 

अनाहृतिः (स्त्री०) [ न० त० ] ! होम का न होना, कोई 
हीम जो होम कहलाने के भी योग्य लत हो 2 एक अनु- 
चित आहुति । 

अनाहत (वि०) [ न० त० ] न बुलाया हुआ, अनिमन्त्रित, 
सम ०---उपजल्पिन बिना बुलाया वक्‍ता, --उपविष्ट 
(वि०) जनिमंत्रित अम्यागत के रूप में बंठा हुआ । 

अनिकेत (वि०) [ न० ब० ] गहहोन, आवा राग, जिसका 
कोई नियत वासस्थान न हो (जंसे सन्यासी) 

अनिगी्ण (वि०) [ न० त० ] न निगला हुआ 2 (सा० 

शा० में) जो गृप्तया छिपा हुआ न हो, प्रस्तुत, 


व्यक्त । 

अनिच्छ-च्छक ) (वि०) [ नास्ति इच्छा यस्य न० ब० 

अनिच्छु-च्छुक । नञठा + इच्छुक, नज्य +-इष्‌ + शत्‌ न० 

अनिच्छत्‌ त० | न चाहता हुआ, इच्छारहित, बिता 
इच्छा के । 

अनित्य (वि०) [ न० त० ] ! जो नित्य न हो, सदा रहने 

वाला न हो, क्षणभंगुर, अज्ञाइक्त, नश्वर 2 क्षणस्थायी 


आकस्मिक, जो नियमत: अनिवाये न हो, -विशेषा5ऊ | 


असाधा रण, अनियमित, 4 अस्थिर, चंचल, ५ अनि- 
श्चित, संदिग्ध--विजयस्य ह्नित्यत्वात्‌--पंच ० ३। 
२२, त्यम (क्रि० वि०) कदाचित्‌, अकस्मात्‌ । 
सम ० ---कर्मन, --क्रिया आकस्मिक कार्य जैसा कि 
किसी विशेष निमित्त से किया जाने वाला यज्ञ, ऐच्छिक 
या सामग्रिक अनुष्ठान,--दत्त:., --दत्तक:, --दत्िस 
माता पिता के द्वारा अस्थायी रूप से किसी घी को दिया 
गया पुत्र--भावः क्षणभंगरता, क्षणभंग्र स्थिति 
---समासः वह समास जो प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य 
हो (जिसका भाव अलग-अलग विरिलष्ट पदों द्वारा 

भी समान रूप से प्रकट किया जाय) । 

अनिद्र (वि०) [न० ब०] निद्रारहित, जागने वाला, 
(आलं०) जागरूक । 

अनिन्दिसस | न० त० | 7! तक॑ 2 जो इन्द्रिय का विषय न 


हो, मन । 


३४ ) 


अनिभत (वि०) [ न० त० ]  सावेजनिक, प्रकाशित, जो 
छिपा न हो, 2 धृष्ट, साहसी 3 अस्थिर, अदढ़ । दे० 
'निभृत भी । 

अनिमकः | अन+इमन्‌---अनिम: "5 जीवन तेन कायते॑ प्रका- 
शते क+क ] ! मेंढक 2 कोयला 3 मधमक्खी । 

अनिमित (वि०) [ न० ब० ] निष्कारण, निराघार, आक- 
स्मिक,---आल क्ष्यदंत मुकुलाननिमित्तहास:-श ० ७।१७, 
-5त्तम्‌ ! पर्याप्त कारण का अभाव 2 अपशकुन, बुरा 
शकुन-ममानिभित्तानि हि खंदयंति--मच्छ ० १०,--- 
(क्रि० वि०) तः--अकारण, बिना हेतु के। सम० 
--निराक्रिया' अपशकुनों का निराकरण | 

अत्मि (में) ष (वि०) [ न० ब० ] टकटकी लगाये एक 
स्थान पर जमा रहन वाला, बिना आँख झपके--शते- 
स्तमक्ष्णामनिर्मेषवृत्तिभि:---रघ ० ३।४ ३,--ष: देवता 
2 मछली 3 विष्ण। सम०--दृष्टि,--लोचन (वि०) 
टकटकी लगा कर या स्थिर दृष्टि से देखने वाला । 


अनियत (थि०) | न० त० ]! अनियंत्रित 2 अनिश्चित, 
संदिग्ध, अनियमित (रूप भी) वेलम्‌ आहारोआ्श्यते 
-श० २, 3 कारणरहित, आकस्मिक 4 नहवर । 
सम ०--अंक:ः अनिश्चित अंक (गणित में ),--आत्मन्‌ 
(वि०) जिसका मन अपने वश में न हो,--पुंस्का 
दुश्च रणशील स्त्री, व्यभिचारिणी,--वृत्ति (वि०) ! 
बंघा काम करने वाला, (शब्द) जिसका प्रयोग निश्चित 
न हो, जिसकी आय नियत न हो । 

अनियंत्रण (वि०) | न० ब॒० ] असंयत, अनियंत्रित, स्वतंत्र 
अनयोगो नाम तपस्विजन:--श० १॥। 

अनियमः [ न० त०।| 7 नियम का अभाव; नियंत्रण 
अधिनियम या निरिचत क्रम का अभाव, निदेश या व्य- 
वस्थित नियम का अभाव--पंचमं लघ्‌ सर्वत्र सप्तमं 
द्विचतुर्थयो:, षष्ठ पादे गुरुज्ञयं शेषेष्वनियमों मतः । छें० 
मं० 2 अनिश्चितता, निश्चयाभाव, संदेह 3 अनुचित 
आचरण । 

अनिरुक्‍त (वि०) [ न० त० | स्पष्ट रूप से न कहा हुआ 
2 स्पष्ट रूप से व्याख्या न किया हुआ, जिसकी परि- 
भाषा स्पष्ट न दी गई हो, अस्पष्ट निव॑चन सहित ॥ 

अनिरुद्ध (वि०) [ न० त० ] बिता रोकटोक वाला, स्व- 
तंत्र, अनियंत्रित, स्वच्छंद, उच्छंखघल, उद्दयाम,-द्वः 
गप्तचर 2 प्रद्यम्न के एक पत्र का नाम । सम ०--पथम 

एसा मार्ग जहाँ कोई रोक न हो, 2 आकाश, अन्त- 

रिक्ष-भाविनी अनिरूद्ध की पत्नी उषा । 

अनिर्णय: [ न० त० | अनिश्चितता, निर्णय का अभाव । 

अनिदेश | (वि०) [ न निर्गतानि दशाहानि यस्य ] बच्चे 

अनिदशाह | के जन्म या मरण के फलस्वरूप अशौच के दस 
दिन जिसके न बीते हों । 

अनिदेशः [| न० त० ] निश्चित नियम या निदेश का अभाव । 


( 


अनिरदश्य (वि०) [ न०त० ] अपरिभाषणीय, अवणंनीय 
ये परब्रह्म की उपाधि । 

अनिर्धारित (वि०) [ न० त० ] जिसका कोंई निर्णय या 
निश्चय न हुआ हो । 

अनिर्वेचनोय (वि०) [न० त० |] 4 कहने के अयोग्य 
अवर्णनीय 2 वर्णन करने के अयोग्य--यम्‌ (वंदान्त में ) 
3 माया, भ्रम, अज्ञान, 2 संसार । 

अनिर्वाण (वि०) [ न० ब० ] अनधुला, जिसने अभी स्नान 
नहीं किया । 

अनिर्वेद: [ न० त० ] अनवसाद, विषाद या नेराश्य का 


अभाव, स्वावलबन, उत्साह । 
अनिवेत् (वि०) [ न० त० ] खिन्‍न, अशान्त, दुःखी । 
अनिवति: स्त्री ० ) [न० त० | । बंचनी, विकलता 2 


अनिवृत्तिः। निधतता--अनिवृतिनिशाचरी मम गृहांतरालं 
गता--उदड्भूट । 

अनिल: [ अन्‌ + इलच ] 4 वाय्‌ 2 वायदेक्ता 3 उपदेवता 
जी संख्या में ४९ हैँ तथा वाय की श्रेणी में आते हैं 4 
शरीर में रहने वाली वाय--त्रिदोषों में से एक--वात 
5 गठिया या और कोई रोग जो वातप्रकोप के कारण 
उत्पन्न माना जाता है । सम०--अयनम्‌ वाय का 
मार्ग--अशन,--आशिन्‌ (वि०) वायुभक्षी, उपवास 
करने वाला (पुं०न्‌ ) सॉँप-आत्मज:ः वाय 
का पुत्र, हतमानू और भीम की उपाधि,--आमयः 
वातरोग 2 गठिया,--सखः अग्नि (वाय का मित्र) 
इसी प्रकार बंधः । 

अनिलॉडित ( वि० ) [ न० त० |] जो सुवि चारित न ही ६ 
सुनिर्णीत न हो--?कार्यस्थ वाग्जाल वागर्मिनो वुधा-- 
शि० २।२७ । 

अनिशम्‌ (अव्य०) [ न० ब० ] लगातार, निरन्तर-- 
अनिशमपि मकरकेतुमंनसो रुजमावहन्नभिमतो में-- 
श० ३।४, भामि० २।१६२ | 

अनिष्ट (वि०) [ न० त० ] 4 न चाहा हुआ, जिसकी 
इच्छा न हो, अनन॒कल 2 अनथं 3 बुरा, दुभग्यपू्ण, 

अमंगलयूचक 4 यज्ञ द्वारा असम्मानित, >ष्टम 

बुराई, दुर्भाग्य, विपत्ति, 2 असुविधा, अहित। सम० 
--आपत्ति: (स्त्री ०)--आपादनम्‌ अवांछित पदाथ का 
प्राप्त करना, अवांछित घटना-- ग्रहः बु रा या हानिकारक 
ग्रह, --प्रसंगः 4 अनीप्सित घटना 2 सदोष पदाथ, 
तक या नियम से संबंध, --फलम्‌ बुरा परिणाम 
>“-शैका बुराई को आशंका, --हैतुः अपशकुन । 


अनिष्पत्रम्‌ ( अव्य० ) [ न० त० ] इस प्रकार जिससे कि. 


तीर का पंखयक्त पक्ष दूसरी ओर न निकले--अर्थात्‌ 
बहुत बलपूवक नहीं । 

अनिस्तोर्ण (वि०) 4 जो पार न किया गया हो, जिससे 
छुटकारा न मिला हो 2 जिसका उत्तर न दिया गया 


) 


हो, जिसका निराकरण न किया गया हो (दोषारोपण 
की भांति) । 

अनीक:-कम्‌ [| अन्‌ + ईकन ] सेना, सैन्यपंक्ति, सैनिक 
दस्ता, दल, दृष्टवा तु पाण्डवानीकम--भग० १॥२; ८ 
समह, वर्ग 3 संग्राम, लडाई, यद्ध 4 पंक्ति, श्रेणी 
चलती हुई सेना की टुकड़ी 5 अग्रभाग, प्रधान, मुख्य । 
सम०--हथः योद्धा 2 सिपाही (सुसज्जित), पहरे- 
दार 3 महावत या हाथी का प्रशिक्षक 4 युद्धभेरी 
या बिगृल 5 संकेतक, चिह्न, संकेत । 


अनीकिनी [अनीकानां संघः--अनीक--इनि-+-डीपू | ॥ 


सेना, सैन्यदल, सेन्यश्रणी 2 तीन सेनाएँ या पूर्ण सेना 
(अक्षोहिणी) का दशम भाग । 

अनील ([ वि० ) [न० त० |] जो नीला न हो, र्वेत,--बाजिन 
(पृं०) श्वेत घोड़े वाला, अर्जन । 

अनोश ( वि० गे |। न० त० 4 प्रमख, स वच्च 2 स्वामी या 
नियंता न होना (संबं० के साथ) गात्राणामनीशो5स्मि 
संवत्त:-:-श० २,--शः विष्णु । 

अनोश्वर (वि०) [न० त०] 4 जिसके ऊपर कोई न हो 
अनियंत्रित 2 असमर्थ-शयिता सविधेष्यनीश्वरा सफली 
कर्तमहो मनोरथान--भामि० २।१८२;३ जो ईश्वर से 
संबंध न रक्‍्खे 4 नास्तिक । सम०-वाद: नास्तिक वाद 
ईश्वर को सर्वोच्च शासक न मानने वाला, नास्तिक । 

अनीह (वि०) [न० त०] उदासीन, इच्छारहित,-हा 
अवहेलना, उदासीनता । 

अन (अव्य० ) [अव्ययीभाव समास बनाने के लिए संज्ञा 
राब्दों के साथ प्रयक्‍त होता हैं, या क्रिया अथवा कृदन्त 
शब्दों से पूव जोड़ा जाता हैँ, अथवा स्वतंत्र संबंधबोधक 
अव्यय के रूप में कमंकारकः के साथ प्रयकक्‍त होता है 
और कम प्रवचननीय माना जाता हैं |] पश्चात, पीछे 
स्व नारदमनुउपचिशंति--विक्रम ० ५; क्रमेण सप्ता- 
मनु संविवेश सुप्तोत्यितां प्रातरन्दतिष्ठत्‌--- रघु० 
२।२४; अनुविष्ण--विष्णो: पदचात्‌ सिद्धा० 2 साथ- 
साथ, पास-पास; जलानि सा तीरनिखातयपा वहत्ययो- 
ध्यामनु राजधानी मू--रघु० १३।६१; अनंगंगं वारा- 
णसी--गंगा के साथ-साथ स्थित या बसी हुई; 3 के 
बाद, फलस्वरूप, संकेत किया जाता हुआ--जपमन 
प्राव्धत्‌ 4 के साथ, साथ ही, संबद्ध--नदीमन्‌ अवसिता 
सेना--सिद्धा ० 5 घटिया या निम्न दर्जे का; अनहरि 
सुरा:- हरे्टीना:; 6 किसी विशेष स्थिति या संबंधर्मे- 
भक्‍तो विष्णुमनु सिद्धा० 7 भाग, हिस्सा, या साझा 
रखने वाला--लक्ष्मीहरिमन, 8 पुनरावत्ति; अनदिव- 
सम्‌--दिन-ब-दिन, प्रति दिन 9 की ओर, दिशा में, 
निकट, पर,---अनवतमशनिगंत:---सिद्धा ०- नदि-नदि 
शि० ७।२४; नदी के निकट 0 क्रमानसार, के अन- 
सार, अनुक्रमम, नियमित क्रम में, अनुज्येष्ठम 


( ३६ 


(छोटे बड़े की दृष्टि से) !! की भांति, के अन॒ुकरण 
मं--सवब मामनु ते प्रियाविरहजां त्वं तु व्यथां मानुभू:- 
विक्रम० ४।२५; इसी प्रकार अनग्ज --बाद म॑ गर- 
जना, गर्जने की नकल करना, 2 अनरूप--तथैव 
सोथ्भदन्वर्थों राजा प्रकृतिरञज्जनात्‌ु--रघु० ४।१२, 


(अनगतो&स्य ) । 
अनुक (वि०) [अनु + कन्‌]  लालची, लोलप 2 काम॒क, 
... विलासी 
अन॒कथनम्‌ [अनु +कथ्‌ +- ल्युट ] ! बाद का कथन 2 संबंध, 
प्रवचन, वार्तालाप । 


अनुकनोयस्‌ (वि०) [ अनु+ अल्प (युवन्‌ ) + ईयसुन्‌ 
कनादेश: ] छोटे से बाद का, सबसे छोटा । 

अनुकपक (वि०) [ अनु+कंप्‌ू+ प्वुल ] दयालु, करुणा 
करने वाला । 

अनुकपनम्‌[ लनु-+ कप- ल्युट्‌ 
सहानभति । 

अनुकंपा (स्त्री) [ अनु+कंप्‌ + अचु - टापू ] करुणा,दया । 

नकंप्य (वि०) [ अनुकप्‌+यत्‌ ] दयनीय, सहानुभूति 

का पात्र;--कि तन्‍न येनासि ममानुकंप्या-- रघु० 
१४।७४; कु० ३।७६-प्य: हरकारा, द्रतगामी दूत । 

अनुकरणम्‌--कतिः (स्त्री०) [अनुक-ल्‍्युटू, क्तिन्‌ वा] 
नकल करना, प्रतिलिपि, अनुरूपता, समानता; 
दाब्दानुकरणम्‌--एक अलकार । 

अनकषः---क षेणम | अन +कृष-+-अच, ल्यूट वा | ॥ 
खिचाव, आकर्षण, 2 (व्या०) पूर्व नियम में आगे वाले 
नियम का प्रयोग 3 गाड़ी का तला या घुरे का लट्टठा 
4 क॒तंव्य का विलंब से पालन, अनुक्षन भी । 

अनुकल्पः | अन॒-- कल्प्‌ू+- अच ] गुरु का गौण अनुदेश जो 

“आवश्यकताहोनेपर उस समय प्रयकक्‍्त किया जाता हूँ 
जबकि मख्य निदेश का प्रयोग संभव नहीं--प्रभुः प्रथम 
कल्पस्य योउनकल्पेन वतते--मन ० १११३०, २।१४७ | 


अनुकामीन (वि०) [ अनुकाम-ख ] अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करने वाला; ---अनुकामीनतां त्यज-- 
भटटि० । 

अनकारः--दे ० अनकरणम्‌ । 

अन॒ुकाल (वि०) समयोचित, सामयिक । 

अनुकीतंनम्‌ [अनु+कत्‌-+ल्‍ल्यूट ] कथन, प्रकाशन । 

अनुकल (वि०) [ अन+कल--अच्‌ ]  मनोवांछित 
अभिमत, जैसे कि वाय, भाग्य आदि 2 मित्रता पूर्ण 
कृपापूर्ण 3 अनुरूप,-लः निष्ठावान तथा कृपाल पति 
(एकरति:---सा ० द० या, एकनिरत: एकस्यामेव नापि- 
कायाम्‌ आसक्तः:) नायक का एक भद-रूस्‌ अनुग्रह, 
कृपा--नारीणामनकलूतामाचरसि चेत--काव्य० ९। 

अनुक्लयति' (ना० घा०) अनुकल या मुआफिक होता 

प्रसन्‍न होना । 


| करुणा, तरस, दयालता, 


) 


अनुक्कच (वि०) [ प्रा० स० |] दंतुरित, 'दांतेदार जेसा 
कि आरा । 

अन॒क्रमः [ अनु-+क्रमू+ अच्‌ ] 4 उत्तराधिकार, क्रम, 
तांता, क्रमस्थापत, क्रमबद्धता, उचितक्रम-प्रचक्रमे 
वक्‍्तुमनक्रमज्ञा--रघ्‌ ० ६॥७०, इवश्नजन सवमनु- 

ऋ्रमेण--१४।६० ; 2 विषय सूची, विषयतालिका । 

अनुक्रमणम्‌ | अनु + क्रम+ ल्युट |] . क्रमपृवक आगे बढ़ना 
2 अनुगसन--णो,--णिका (स्त्री ०) बिषय सूची विषय- 
तालिका जो किसी ग्रन्थ के क्रमबद्ध विषयों का दिग्द- 
दान कराय। 

अनुक्रिया--दे ० अनुक रणम । 

अनुक्रोशः [ अनु+ क्रशू+ घञ्म_] दया, करुणा, दयालता 
( अधि० के साथ)--भगवन्कामदेव न ते मय्यनु- 
क्रोश:--श० रे, मंघ० ११५।॥ 


अनुक्षणम (अव्य ०) प्रतिक्षण, लगातार, बारबार । 
अनुक्षत्त (पुं०--त्ता) [ प्रा० स० ] द्वारपारू या सारथि 
का टहलओ | 
अनुक्षेत्रम [ प्रा० स०] उडीसा के कुछ म॒न्दिरों में पुजारियों 
को दी जाने वाली वत्ति । 
अनुख्यातिः (स्त्री ०) [अनु -+ ख्या-+ क्तिन्‌) पता छगाना 
2 विवरण देना, प्रकट करना । 
अनुग (वि०) [ अनु+गम्‌-+ड ] (सम०) पीछे चलने 
वाला, मिलान करने वाला,--गः-अनचर, आज्ञा- 
कारी सेवक, साथी तदमूतनाथानुग---रघु० २॥५८ 
९।१२ । 
अनुगतिः (स्त्री०) [ अन-+गम्‌ -+क्तिन्‌ |] पीछे चलना--- 
गतानगतिको छोक:--पीछें चलने वाहा, अनुकरण 
करने वाला--दे ० “गत के अन्तगत । 
अनुगमः,-- सनस्‌ [ अनु+- गम्‌-+- अप्‌ ल्युट वा] ! अनसरण 
2 सहमरण, अपने स्वर्गीय पति को चिता पर विधवा 
स्त्री का सती होना 3 नकल करना, समोपतर आना 4 
समरूपता, अनुरूपता । 
अनगजित (वि०) | अनु+गर्ज्‌+क्त | दहाड़ा हुआ, 
--तम दहाड़ । 
अनगवानः [| अनु+-गु+-ख |] गीपाल, ग्वाला । 
अनुगामिन्‌ (पुं०) [| अनु+गम्‌+णिच्‌ू+णिनि ] अनु- 
यायी, सहचर । 
अनगण (वि०) [| ब० स० ] समान गण रखने बाला 
उसी स्वभाव का, अन॒कल या रुचिकर, उपयक्त, अन- 
रूप, समानशील; --(वीणा ) उत्कण्ठितस्थ हृदया- 
नुगणा वयस्या--म॒ुक्छ० ३॥३ मन को सुखकर 
अभिमत, मनोतकल ( ता०» वा० के अनसार यहाँ 
णा से अभिप्राय ततंत्रीयुक्त वीणा से हैं )-णम (क्रि० 
_वि०)॥४, अनुकूल, इच्छाओं के समरूप 2 अभिमतिपूर्वक 
या समरूपता के साथ (सम ० में) 3 स्वभावत: । 


(३७ 


अनुग्रहः--हणम्‌ [अनु--भ्रह +-अप्‌, ल्युट्‌ वा] 4 प्रसाद, 
कृपा, उपकार, आभार--निग्रहानुग्रहकर्ता-पंच ० 
१ पादापणानुग्रहपृतपृष्ठम्‌ू--रघ्‌ु० २।३५; 2 स्वीकृति 
3 सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करने वाला दल । 

अनुग्रासकः [ प्रा० स० |] कौर, निवाला । 

अनुचरः [अनु+ चर्‌+ट] 4 सहचर, अनुयायी, नौकर, 
सेवक--तेनानुचरेण धेनो:--रघु० २।४, २६।५२; 
-रा,-रो (स्त्री )दासी, सेविका । 

अनुचारकः [अनु-|-चर्‌--ण्वुल] अनुचर, सेवक,--रिका 
दासी सेविका । क्‍ 

अनुचित (वि०) [न० त०] गलत, अनुपयुक्त 2 निराला, 
अयोग्य । 

अनुचिन्ता, चिन्तनम [अनु+-चित्‌ृ+-अ-+-टापू, ल्यूट्‌ वा] 
याद करना, सोचना, मनन करना 2 प्रत्यास्मरण, 

ल्‍ फिर से ध्यान में लाना, 2 अनवरत सोच, चिन्ता । 

अनुच्छादः [अनु+- छद्‌-- णिच-- घञ्ण ] साड़ी या धोती 

का वह छोर जो कंधे के ऊपर होकर छाती पर लूट- 
कता रहता हैं । क्‍ 

अनुच्छित्ति:, ( स्त्री ०)-चछदः | अनु-+- छिद्‌-- क्तिनू, घव्म वा] 
कट कर अलग न होना, नाश न होना, अनद्वरता । 

अनुज-जात (वि०) [अनु+-जन्‌+-ड, क्तवा] बाद में 
उत्पन्न, पीछे जन्मा हुआ, छोटा भाई--असौ कुमार 
स्‍्तमजो5नुजात: रघु० ६।७८; -जः,-जातः छोटा भाई, 
-जा,-जाता छोटी बहन । 

अनजन्सन (पृ०) [ब० स०] छोटा भाई--जननाथ तवा- 
नुजन्मनाम्‌ू--कि० २।१७ | क्‍ 

अनुजीविन्‌ (वि०) [अनुजीव--णिनि] आश्रित, परोप- 
जीवी-- ( पूं०-दी ) परावलंबी, सेवक, अनुचर-अवंच- 
नीया: प्रभवोह्नुजीविभि:-कि० १४, १० । 

अनुज्ञा--ज्ञानम्‌ [अनु-|-ज्ञा+-अडः, ल्युट वा] £ अनुमति, 
सहमति, स्वीकृति 2 जाने की अनुमति या छुट्टी 3 बहाना 
4 आज्ञा, आदेश । 

अनुज्ञापक: [अनु+ज्ञा+-णिच्‌-+-ण्वुल] आज्ञा देने वाला, 
हुक्म देनेवाला । 

अनुज्ञापनम्‌-ज्ञप्तिः (स्त्री०) [अनु+ज्ञा+णिच्‌-+- ल्युद, 
क्तिन्‌ वा] अधिकृत बनाना 2 आज्ञा या आदेश 
जारी करना । 

अनुज्येष्ठम्‌ (अव्य०) ज्येष्ठता की दृष्टि के अनुसार । 

अनुतषः [अनु-+-तृष्‌-- घञ_]  प्यास--सोपचा रमपश्ञांत- 
विचारं सानुतर्षमनुत्षपदेन--शि० १०।२ ( प्यास 
ओर सुरा ), 2 कामना, इच्छा 3 जल पीने का पात्र 
4 मद्य । क्‍ 

अनुताप: [अनु+-तप्‌्+घञा ] पर्चात्ताप, संताप--- 
जातानुतापेव सा-विक्रम ० ४।३८ संताप से पीडित । 

अनुतर्षणम-> अनुतषष: 3 और 4 । 


) 


अनुतिलूम्‌ (अव्य० स०) दाना दाना करके अर्थात्‌ कण 
कण करके, अत्यन्त सृक्ष्मता से । 
अनुत्क (वि०) [न० त०] जो अधिक उत्सक न हो, जो 
पश्चात्तापकारी या खेदय॒क्त न हो । 
अनुत्तम (वि०) [न० त०] १ जिससे अच्छा कोई और न 
ही, जिससे बढ़िया कोई और न हो, सबसे अच्छा, 
सबसे बढ़िया, प्रमुख रूप से सर्वोपरि--सर्वद्रव्येषु 
विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌--हि ० प्र० ४;-कांक्षन्‌ गति- 
मुत्तमामू--मनु० २।२४२; 2 (व्या० में) जो उत्तम 
पुरुष में प्रयुक्त न किया जाय । 
अनुत्तर (वि०) [न० त०] १ प्रधान, मुख्य 2 बढ़िया, 
सर्वोत्तम 3 बिना उत्तर का, म्‌क, उत्तर देने में असमर्थ 
--भेवत्यवज्ञा च भवत्यनुत्तरा_त-ने० 4 निश्चित, 
स्थिर 5 निम्न, घटिया, खोटा, कमीना 6 दक्षिणी, 
-:रम्‌ उत्तर का अभाव, (टाल्मट्ल या आनाकानी 
का उत्तर अनुत्तर समझा जाता है) -रा दक्षिण 
दिशा । 
अनुत्तरग (वि०) [ न० ब० ] स्थिर, अनुद्वे लित, अविक्षुब्ध 
-“-अपामिवाधा रमनृत्त रंगम्‌-- कु ० ३।४८ । 


अनुत्यानम्‌ [ न० त० | प्रयत्न या सरगर्मी का अभाव | 

अनुत्सूत् (व०) [न० त० ] पाणिनि या नैतिकता के 
सूत्रों से अविरुद्ध, अविश्वखल, नियमित---"पदन्य[सा- 
सद्त्ति: सन्निबंधना --शि० २।११२। 

अनुत्सेकः [ न० त० ] घमंड या अहंकार का अभाव 
?कोलकद्ष्यां-- भग० २।६३, शालीनता । 

अनुत्सेकिन्‌ (वि०) [ अनुत्सेक-- णिनि | जो घमंड के 
कारण फूछा हुआ न हो-भाग्येष ?"नी भव--श० ४ ॥ 
१७। 

अनुदर (वि०) [ न० ब० ] पतली कमर वाला, पतला, 
कृश, क्षोण (दे० 'अ') 

अनुद्शनम्‌ [ अनु--दृश्‌--ल्यूट_] निरीक्षण । 

अनुवात्त (वि०) [ न० त० | गरुस्वर, जो उदात्तस्वर की 
भाँति उच्च स्वर से उच्चरित न होता हो, स्वराघात 
हीन--त्त: गुरुस्वर । 

अनुदार (वि०) अनु [न० त०] जो उदार (दानशील) न 
ही, कंजूस, अनुत्तम,अभद्र 2 जो अपनी पत्नी के अनुकूल 
चलने वाला हो या वह जिसकी पत्नी पति के अनुकूछ 
चलने वाली हो--यस्मिन्प्रसीदसि पुनः स भवत्युदारो5 
नुदारश्च-काव्य ० ४; (“अदाता' के अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता हैं) 3 उपयुक्त और योग्य पत्नी वाला । 

अनुदिनम्‌-विवसम्‌ (अव्य० स०) प्रतिदिन, दिन-ब-दिन । 

अनुदेश: | अनु+- दिश+-घज्ण |! पीछे संकेत करना, नियम 
या निदेश जो पीछे किसी पूर्व नियम की ओर संकेत 
करे--यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ू--पा० १।३।१०; 2 
निदेश, आदेश । 


( 


अन॒द्धत (वि०) [ न० त० ] जो अहंकारी या गर्वंयक्‍्त न 
हो-- ता: सत्पुरुषा: समृद्धिभिः--श० ५१२ । 

अनुड्गट (वि०) | न० त० ]! जो साहसी न हो, विनीत, 
सोम्य 2 जो उन्नत या बहुत ऊँचा न हो ॥ 

अनुद्रत (वि०) [ अन--द्रू+क्त ] ! अनग्रत, पीछा किया 
गया (कई बार कर्तृ० में प्रयुक्त) 2 भेजा हुआ या 
लोटाया हुआ (जैसे कि ध्वनि )--तम्‌ संगीत में काल 
को माप"-आधा द्ुत । 

अनद्ाहः [ न० त० ] विवाह न होना, ब्रह्मचर्य पालन । 

अनुधावनम्‌ [अनु -+ घाव्‌- ल्यूट] ! पीछे जाना या भागना, 
पीछा करना, अनसरण करना--तुरग कंडितसंघे:-- 
श० २; 2 किसी पदाथ का अत्यंत पीछा करना, अन- 
संधान, गवेषणा 3 किसी स्त्री को पाने का असफल 
प्रयत्त करना 4 सफाई, पवित्रीकरण । 

अनुध्यानम्‌ [ अनु+ध्या-+-ल्यूद ] ! विचार, मनन, धासिक 
चितन 2 सोचविचार, याद,--या नः प्रीतिविरूपाक्ष 
त्वदनुध्यानसंभवा--कु ० ६६४२१; 3 हितचिन्तन, स्ति- 
ग्घचिन्तन । 

अननयः: [ अन+नी--अच्‌ ] ! मनावन, प्रार्थना प्रकृ- 
तिवक्र: स कस्यान॒नयं प्रतिगृह्लाति--श० ४; 2 शाली- 
नता, शिष्टता, सान्त्वतायक्त आचरण, 3 नम्ननिवेदन, 
मिन्‍नत, प्रार्थना, आमंत्रणम्‌-विनीत संबोधन 4 अन- 
शासन, प्रशिक्षण, आचरण के अधिनियम ।॥ 

अनुनाद: | अनु-नद्‌ू+घजा ] शब्द, कोलाहल, गंज, 
प्रतिध्वनि । 


अतुनायक (वि०) [ अनु+नी+णप्वूल ] सुशील, विनम्र, 


विनीत । 

झनुनाथिक (वि०) [ अनु+नय--ठक्‌ |] मंत्रीपूर्ण--का 
नाटक को मख्य पात्र नायिका की अनचरी जैसे 
कि सखी, धात्री या दासी आदि;-सखी प्रत्नजिता 
दासी प्रेष्या घात्रेयका तथा | अन्यादव शिल्पकारिण्यी 
विज्ञेया व्यननायिका: । 

अनुनासिक (वि०) [ अन-+-नासा--5 |] ! नासिक्य, 
नासिका से उच्चरित,--कम्‌ गुनगूनाना । सम० 
--आदि: अनुनासिक वर्ण ( व्यू णन्‌ म्‌) से आरंभ 
हीने वाला संयक्त व्यंजन । 

अननिदेशः [| अन-+निर+दिश--घज_ | पूव॑वर्ती अनक्रम 
के अनुसार वर्णन,--भूयसामुपदिष्टानां क्रियाणामथ 
कमंणाम्‌। क्रमज्ञों योप्नुनिर्देशों यथासंख्यं तदच्यते। 
सा० द०। 

अनुनीतिः:-- तु ० अननय 

अनपघात: [| न० त० |] उपचात या क्षति का अभाव, 

-अरजित बिना किसी क्षति के प्राप्त किया । 

अनुपतनम्‌--पातः | अन+पत-+ल्यट, घछ्ण वा ] 7 

ऊपर पड़ना, एक के बाद दूसरे का गिरना 2 पीछा 


छ् 


२८ ) 


करना, अनुसरण 3 भाग 4 त्रराशिक--तम (अव्य०) 
[ पत्‌ू+णमुर ] क्रमिक अनुसरण, अनुगमन; -लता- 
नपातं कुसुमान्यगह्लात--भट॒टि० २।११; (लतामनु- 
पात्य---एक रूता से दूसरी लता पर जाकर, या 
लताओं को झका कर) । 

अनुपथ (वि०) |[ प्रा० स० ] माग का अनुसरण करने 
वाला,--थम (क्रि० वि०) सड़क के साथ साथ । 

अनुषद (वि०) [ प्रा० स० | नितान्त कदम कदम अनसरण 
करता हुआ,--दम सम्मिलित गायन, गीत का टेक, 
(अव्य०) । कदम के साथ-साथ, परों के निकट; 2 
कदम कदम करके, प्रति पद; 3 छब्दश: 4 एडियों पर 
बिल्कुल पीछे, तुरन्त बाद-गच्छतां पुरो भवन्तो, अह- 


मप्यनपदमागत एव--श० हे (प्रायः संब० के साथ, या 
समास में इसी अथ में); (त्तौ) आशिषामनपदं सम- 
स्पृशत्‌ पाणिना--रघु० ११।३१;-अमोधा: प्रतिगृहं- 
तावर्ध्यान पदमाशिष:--- १। ४४ । 

अनुपदवो [ प्रा० स० ] मांग, सड़क । 

अनपदिन्‌ (वि० ) [ अनुपद-) णिनि ] अनुसरण करनेवाला 
ढंढने वाला अर्थात्‌ अन्वेषक, या पच्छक-अनु पदमन्वेष्टा 
गवामनुपदी सिद्धा० । 

अन॒पदीना [ अनुपद--ख +-टाप्‌ ] जूता, बट, ऊँची एड़ियों 
का जूता, या चप्पल । 

अनुपधः [| न० ब० ] उपघा रहित, ऐसा अक्षर जिसके पूर्व 
कोई दूसरा अक्षर न हो । 

अनपधि (वि०) [ न० ब० ] छल रहित, कपट रहित-- 
रहस्यं साघनामनपधि विशुद्ध विजयते--उत्त ० २२ । 

अनुपन्यासः [ न० त० ] वर्णन न करना, बयान न' देना 2 
अनिश्चितता, सन्देह, प्रमाणाभाव । 

अनपपत्तिः (स्त्री०) [ न० अ० ] ! असफलता, असिद्धि,-- 
लक्षणा शकक्‍्यसंबंघस्तात्पर्यानुपपत्तित:--भाषा ० ८२, 
तात्पर्य उद्दिष्ट या किसी संबद्ध अर्थ को प्राप्त करने 
में असफलता; 2 अव्यावहारिकता, व्यावहारिक न होना 
3 अधरीय क्ति, तृकंफक्‍्त कारण का अभाव । 

अनुपम (वि०) [ न० ब० ] अतुलनीय, बेजोड़, सर्वोत्तम 
अत्यंत श्रेष्ठ--मभा दक्षिण पश्चिचम प्रदेश की हथिनी 
(कुम॒द की सखी ) । 

अनुपमित] (वि०) [ नआ+उप+मा--क्‍्त, अनुपमा 

अनपसेय | +य |] बेजोड़, अतुलनोीय । 

अनपलब्धि: (स्त्री०) [ न० त० ] पहचान न होना, प्रत्यक्ष 
न होना, मीमांसकों की दृष्टि में ज्ञान का एक साधन 
परन्तु नेयायिकों की दृष्टि में नहीं । 

अनपलम:ः | नव्य +उप+ल्भ्‌ू+ णिच -- घछण_ ] बोध का 
अभाव, अप्रत्यक्ष होना । 

अनपवोतिन [ न० त० ] अपने वर्ण के अनुसार यज्ञोपवीत 
घारण न करने वाला । 


(३९ 


अनुपशयः [| न० त० | रोग को उभाड़ने या भडकाने 
वाली परिस्थिति । 

अनुपसंहारिनू [ न० त० ] न्यायशास्त्र में हेत्वाभास का 
एक भेद जिसके अन्तगंत पक्षसंबंधी सभी ज्ञात बातें 
आ जाती हूँ, और दृष्टान्त द्वारा, चाहे वह विधेयात्मक 
हो या निषधात्मक, कार्यकारण-सिद्धांत के सामान्य 
नियम का समथन नहीं हो पाता--यथा सर्व नित्य प्रमे- 
यत्वात्‌ । 

अनुपसगे: [ न० त० ] 4 उपसगग की शक्ति से विरहित 
शब्द [ निपात आदि ] 2 (न० ब०) जिसमें कोई 
उपसग न हो । 

अनुपस्थानम्‌ [अनुप-+-स्था-+- ल्यूट | अभाव, निकट न होना । 

अनुपस्थित | नञा +उप-+-स्था--क्‍्त ] जो उपस्थित नहीं, 
-अप्रस्तुत । 

अनुपस्थितिः (स्त्री०) [ अनुप-+-स्था-- क्तिन्‌ | 4 मैर- 
हाजरी 2 याद करने की अयोग्यता । 

अनुपहत (वि०) [ न० त० |] 4 जिसे चोट नहीं लगी 2 
अप्रयुक्त, कोरा, नया (कपड़ा) । 

अनुपाख्य (वि०) [ न० ब० |] जो स्पष्ट रूप से दिखलाई 
न दे या पहचाना न जा सके । 

अनुपातः--तु ० अनुपतनम्‌ । 

अनुपातकम्‌ | अनु-- पत्‌ +णिच्‌ --ण्वुल ] जघन्य पातक 
जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि, विष्णस्मति में एसे 
२५ तथा मनुस्मृति में ३२० पातक गिनाये गये हैं । 

अनुपानम्‌ | अनु|-पा-+-ल्‍ल्यूट्‌ |] दवा के साथ या पीछे पी 
जाने वाली वस्तु; औषधि लेने की मात्रा । 

अनुपालनम्‌ | अनु+पाल-- ल्युट | प्ररक्षण, सुरक्ष ण, आज्ञा- 
पालन । 

अनुपुरुष: [ प्रा० स० ] अनुयायी । 


अनुपूरे (वि०) [ प्रा० स० | नियमित, उपयुक्त मान 
रखने वाला, क्रमबद्ध--व त्तानुपूर्वे च न चातिदीधें-- 
कु० १।३५ केश जिसके बाल यथात्रम हैं, गात्र जिस- 
के अंग सुगठित हूँ, इसी प्रकार दंष्ट्र,, नाभि, पाणि 
2 क्रमबद्ध सिलसिलेवार 4 सम०---ज ( वि० ) नियमित 
परम्परा में उत्पन्न,--बत्सा नियमित रूप से बच्छे 
देने वाली गाय । 

अनुपूवंह:। (क्रि० वि०) 

अनूपृवंण | से । 

अनुपेत (वि०) [ न० त० | । विरहित २ यज्ञोीपवीत धारण 
न किये हुए । 

अनुप्रज्ञानम | अनु--प्र +ज्ञा+ ल्युट |] पदचिह्नों का अनु- 
सरण, टोह लगाना । । 

अनुप्रपातम्‌, प्रपादम--[ अव्य० स० ] क्रमागत रीतिपूर्वक--- 
गेह तम्‌-दम्‌ आस्ते, गेहम्‌ अनुप्रपातम-दम्‌ सिद्धा०। 

अनुप्रयोग: [ प्रा० स० ] अतिरिक्त उपयोग, आवृत्ति । 


नियमित क्रम में, क्रमागत रीति 


) 


अनुप्रवेश: [ अनु-|- प्र+ विशू-घठ्म_] । दाखला--रघु ० 
२३।२२, १०५१; 2 अनुकरण--अपने को दूसरे की 
इच्छा के अनुकल ढालना । 

अनुप्रशनः [ प्रा० स० | बाद में किया जाने वाला प्रश्न । 

(अध्यापक के पूर्व कथन से संबंद्ध) । 

अनुप्रसक्ति: (स्त्री०) [ अनु-+-प्र+-संज्‌--क्तिन्‌ | ! प्रगाढ़ 
संबंध 2 शब्दों का अत्यधिक तक संगत सम्बन्ध । 

अनुप्रसादतम्‌ | अनु+-प्र+सद्‌ -- णिच -- ल्युट ] आराधन, 

. संराधन । 
अनुप्राप्तिः: (स्त्री०) [अनु--प्र+आप--क्तिन ] प्राप्त 
करना, पहुँचना । 

अनुप्लवः | अनु-- प्लु|- अच्‌ ] अनुयायी, सेवक--सानुप्लव: 
प्रभुरपि क्षणदाचराणाम्‌ू--रघु० १३।७५ । 

अनुप्रासः | अनु+-प्र/- अस्‌+-घञा | एक समान ध्वनियों 
अक्षरों या वर्णों की पुनरावृत्ति--वर्णसाम्यमनुप्रास: 
“-कीाव्य०; परिभाषा और उदाहरणों के लिए दे० 
सा० द० ६३३-३८, ओर काव्य० ९वाँ उल्लास । 

अनुबद्ध (वि०) [ अनु--बंघ्‌--क्त | । बँधा हुआ, जकड़ा 
हुआ; 2 यथा क्रम अनुसरण करने वाला, फल स्वरूप 
आने वाला 3 संबद्ध 4 अनवरत चिपका हुआ, लगातार । 

अनुबंध: | अनु+बंध्‌-- घठ्ण ] 4 बंधन, कसना, संबंध, 
आसक्ति, बंधान (शब्द० आल) 2 अबाघ परम्परा, 
सातत्य, श्रेणी, श्रृंखला--बाष्पं कुरु स्थिरतया विर- 
तानुबंधभम्‌--श० ४।१४; वैर", मत्सर?; सान्‌बंधा: 
कर्थ न स्यु: संपदो में निरापद:-- रघु० १।६४; 3 अनु- 
क्रम, फल (शुभ या अशुभ ) 4 इरादा, योजना, प्रयोजन, 
कारण--अनुबंधं परिज्ञाय देश-कालौ च तत्त्वतः । सारा- 
पराधों चालोक्य दण्ड दंड्येषु पातयेत्‌-मन्‌ ० ८।१२६; 
5 संबंध जोड़ने वाला, गौण 6 आरंभिक तक (वेदान्त 
के आवश्यक तत्त्व) 7 (व्या०) एक संकेतक अक्षर 
जो कि इस शब्द के स्वर या विभवित में कुछ विद्ये- 
षता का द्योतक हो जिसके साथ वह जड़ा हो--जैसे 
कि “गम्ल” में लु 8 बाधा, रुकावट 9 आरंभ, उपक्रम 
80 मार्ग, अनगमन । 

अनुबंधनम्‌ [ अनु-+-बंघ्‌ -|- ल्युट ] संबंध, परम्परा, सिल- 
सिला आदि । 

अनुबंधिन्‌ (वि०) [ अनुबंध-|-णिनि ] [ प्रायः समस्त. पद 
के अन्त में |] संबद्ध, संसकत, संयक्त 2 क्रम, परि- 
णामी, फलस्वरूप-दु:खं दुः खानुबंधि-विक्रम ०; ४ एक 
दुःख के बाद दूसरा दुःख या दुःख कभी अकेला नहीं 
आता 3 फलता फूलता हुआ, सम्पन्त, अबाघ--.ऊर्घ्व 
गत॑ यस्य न चानुबंधि--रघु० ६।६७, अबाध या. सर्व 
व्यापक । क्‍ 

अनुबंध्य (वि०) | अनु-+-बंध्‌ --ण्यन्‌ | । प्रधान, मुख्य; 

. 2 मारे जाने के लिए (जैसे बैल) । 


( ४9 


अनुबलम्‌ [ प्रा० स० ] पीछे स्थित सेल्यदल, मुख्य सेना की 
रक्षा के लिए पीछे आती हुई सहायक सेना । 

अनुबोधः [ अनु+- बुध--णिच - ध७ऊ ] बाद का विचार, 
प्रत्यास्मरण, 2 कम पड़ी हुई सुगगंध को पुनर्जीवित 
करना । 

अनवोधनम [अनु--बंघ्‌--ल्‍्युट ] प्रत्यास्मरण, पुनःस्मरण । 

अनभवः [ अनु+भू+अप्‌ ] १ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान, 
व्यक्तिगत निरीक्षण ओर प्रयोग से प्राप्त ज्ञान, मन के 
संस्कार जो स्मृतिजन्य न हों ज्ञान का एक भेद, दे० 
तक ० ३४, (नैयायिक ज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और छब्द नामक चार साघन मानते हैं; 
वेदान्ती ओर मीमांसक इनमें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 
नामक दो साधन और जोड़ देते हैं); 2 तजुर्बा-"अनुमवं 
वबचसा सखि लुम्पसि--न ० ४॥१०५; 3 समझ 4 फल, 
परिणाम | सम०-प्रिद्ध (वि०) अनुभव द्वारा ज्ञात । 

अनुभावः [| अनु-भू+-णिव्‌ +घझऊक ] ! मर्यादा, 
व्यक्ति की मर्यादा या गौरव राजसी चमक दमक, 
वैभवशक्ति, बल, अधिकार,--(परिमेयपुर: सरो) । 
अनुभाव, विशेषात्तु सेनापरिक्ताविव-रघु० १॥३७;- 
संभावनीयानुभावा अस्याकृति: --श० ७; २, (सा० 
शा० में) दृष्टि, संकेत आदि उपयकत लक्षणों द्वारा 
भावना का प्रकट करना,--भावं मतोगत॑ साक्षात्‌ 
स्वगतं व्यंजयति ये तेउनुभावा इति रुयाता:, यथा श्रूमंग: 
कोपस्य व्यंजक:--दे ० सा० द० १६२; 3 दृढ़ संकल्प 
विश्वास । 

अनुभावक (वि०) [ अनु + भू +णिच्‌+-प्वुल्‌ ] अनुभव 
करान वाला, द्ोतक । 

अनुभावनम्‌ [ अन-- भू +-णिच्‌ -ल्युट्‌ | संकेत और इंगितों 
द्वारा भावनाओं का द्योतक । 

अनुभाषणम्‌ [ अनु+भाष |- ल्युट | ॥ कही हुई बात को 
खंडन के लिए फिर से कहना; 2 कही हुईं बात की 
पुनरावत्ति । 

अनभतिः (स्त्री ०) --तु० अनुभव । 

अनुभोग:--[ अनु +-भुज -+-घत्म_ ]। उपभोग 2 की हुई 
सेवा के बदले मिलते वाली माफी जमीन । 

अनन्नात (पु०) [ प्रा० स० ] छोटा भाई । 

अनुमत (वि०) [ अनु-- मन्‌+-क्त |  सम्मत, अनुज्ञात, 
इजाजत दिया हुआ, स्वीकृत, गमना--श० ४।९, 
जाने के लिए अनज्ञप्त 2 चाहा हुआ, प्रिय,--तः प्रेमी 
--तम स्वीकृति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति । 

अनमतिः (स्त्री०)) [| अनु+-मन्‌--कितिनू | । अनुज्ञा, 
स्वीकृति, अनुमोदन 2 चतुर्देशी युक्त पुणिमा। सम० 
-पत्रम्‌ स्वीकृति सूचक पत्र या लेख । 

अनुसननम्‌ [ अनु+-मन्‌--ल्युट्‌ ] 4 स्वीकृति, रजामंदी 2 
स्वतंत्रता । 


) 


अनुसंत्रणम्‌ [ अनु--मन्त्र+-णिच्‌--ल्युट्‌ ] मंत्रों. द्वारा 
- आवाहन या प्रतिष्ठा । 


अनुमरणम्‌ | अहम स्का म-+ल्युट |] पीछे मरना--सन्मरणे 
चानमरणं करिध्यामीति मे निरचय :--हि० ३; विधवा 


का सती होना । 

अनुमा [ मा--अझू | अनुमिति, दिये हुए कारणों से अनु- 

मान, दे० अनुमिति। 

अनुमानम्‌ [ अनु+-मा-|-ल्युट ] ! अनमिति के साधन द्वारा 
किसी निर्णय पर पहुँचना, दिये हुए कारणों से अनु- 
मान लगाना, अनुमान, उपसंहार, न्याय शास्त्र के अन- 
सार ज्ञान प्राप्ति के चार साधनों में से एक 2 अटकल, 
अन्दाजा 3 सादर्य 4 (सां० शा०) एक अलंकार 
जिसमें प्रमाण निर्धारित वस्तु का भाव अनोखे ढंग से 
प्रकट किया जाता हं--- सा० द० ७११--यत्र पतत्य- 
बलानां दृष्टिनिशिता पतन्ति तत्र शरा:; तच्चापरो- 
पितशरो घावत्यासां पुर: स्मरो मन्‍्ये !। दे० काव्य ० 
१०;। सम०--उक्तिः (स्त्री०) तकेता, तक संगत 
अनुमान । 

अनसापक (वि०): [ स्त्री० --पिका ) अनुमान कराने 
वाला, जो अनुमान करने का आघार बन सके । 

अनुमासः [ प्रा० स० ] आगामी महीनता;--प्तम (अव्य०) 
प्रतिमास । 

अनुभितिः (स्त्री०) [ अनु|-मा + क्तिन्‌ ] दिये हुए कारणों 
से किसी निर्णय पर पहुंचना, वह ज्ञान जो निगमन 
द्वारा या न्यायसंगत तक द्वारा प्राप्त हो । 


अनमेव (बि०) [ अनु+मा-यत्‌ | अनुमान के योग्य, 
अनुमान किया जाने वाला--फलानमेया: प्रारम्भा:-- 
रघु० १२० । 

अनुमोदनम [ अतु+मुद--ल्यूद |) सहमति, समयथेंन, 
स्वीकृति, सम्मति । 

अनुधाज: | अनु+-यज्‌ -- घझणा ] यज्ञीय अनुष्ठान का एक 
अंग, गौण या प्रक यज्ञानुष्ठान, [ प्रायः 'अनयाज:' 
लिखा जाता हैँ अन॒याग' भी ]। 

अनुयात्‌ (पु०) [ अनु+-या-+-तृच्‌ ] अनुगामी । 

अनुयात्रम--त्रा | अनु+यात्‌ +- अण्‌ स्त्रियां टाप्‌ ] परि- 
जन, अनुचरवर्ग, सेवा करना, अनुसरण । 

अनुयाशत्रिक: [ अनुयात्रा + ठन्‌ | अनुचर, 
श० १॥२। 

अनुयानम्‌ | अन--या-- ल्युट ] अनुसरण | 

अनुयायिन (वि०) [ अनु+या-+-णिनि ] अनुगामी, सेवक, 
अनुवर्ती,--- (प. ०) पीछे चलने वाला (श० आहल० ) 
--रामानुजानयायिन:--परावलंबी या सेवक,--न्यषे थि 
शषो5प्यनुयायिवर्ग:---रघु० २।४, १९ । 

अनुयोक्‍त्‌ (पुं०) [ अनु +युज्‌+तृच्‌ ] परीक्षक, जिज्ञासु, 
अध्यापक । 


सेवक | 


है| 


अनुयोगः [ अनु यज्‌-- घञ |] । प्रश्न, पच्छा, परीक्षा 
2 निदा; झिड़की 3 याचना 4 प्रयास 5 घामिक चिन्तन 
टीका-टिप्पण । सम०--क्वत्‌ (प०) | प्रइनकर्ता 2 
अध्यापक, अध्यात्म गरु । 

अनुयोजनम्‌ [ अन-+यज्‌--ल्यद | प्रश्न, पच्छा । 

अनुयोज्यः [| अन-+यज्‌+ ण्यत्‌ | सेवक । 

अनुरक्‍्त (वि०) [ अनु+रंज्‌--क्त ] छाल किया हुआ 
रंगीन 2 प्रसन्न, संतुष्ट, निष्ठावान । 

अनुरक्तिः (स्त्री०) [ अनु+रंज--क्तिन | प्रेम, आसक्ति, 
अन्‌ राग, स्नेह । 

अनुरंजक (वि०) [ अन+-रंजू+ण्वलू ] प्रसन्‍न करने 
वाला, सन्‍्तुष्ट करने वाला । 

अनुरजनम्‌ | अनु-+ रंज्‌ू-+ल्युट | संराधन, सन्तुष्ट करना 
सुख देना, प्रसन्‍न करना, सन्तुष्ट रखना । 

अनुरणनम्‌ | अनु-- रण्‌-+ल्युट्‌ | ॥ अनुरूप रूगना, न्‌पुर 
या घृू घरुओं की आवाज से उत्पन्न अनवरत प्रति- 
ध्वनि, 2 व्यंजना' नामक शब्द शक्ति, तु०, वास्त- 
विक कथन से व्यंजित होने वाला अर्थ व्यंग्य-क्रम- 
लक्ष्यत्वादेवानु रणनरूपो यो व्यंग्यः--सा० द० ४ । 

अनुरतिः (स्त्री०) | अनु+रम्‌+क्तिन्‌ ] प्रेम, आसक्ति । 

अनुरथ्या [ प्रा० स० | पगडंडी, उपमार्ग । 

अनुरसः,---सितम्‌ [ प्रा० स० । गंज, प्रतिध्वनि । 

अनुरहस (वि०) [ प्रा० स० |] गृप्त, एकान्तप्रिय, निजी, 

(क्रि० वि०) एकान्त में । 

अनुराग: | अनु+रंजू+-घञअ | 4 लालिमा 2 भक्ति 
आसक्ति, निष्ठा, (विप० अपराग:) प्रेम, स्नेह (अधि० 
के साथ या समास में) कंटकितेन प्रथयति मय्यनरागं 
कपोलेन--श ० ३॥।१५, रघ० ३।१०, “इंगित संकेत 
या प्रेम को प्रकट करने वाला एक बाह्यसंकेत । 

अनुरागिन्‌ |; (वि० )[अनुराग -|- णिनि, मतुप्‌ वा] आसक्त 

अनरागवत ॥ प्रेम से उत्तेजित । 

अनुरात्रम्‌ [क्रि० वि० | [अव्य ० स०] रात में, हर रात 
प्रति रात्रि । 

अनुराधा [ प्रा० स० | २७ नक्षत्रों में से सतरहवाँ नक्षत्र 
यह चार नक्षत्रों का समह है । 

अनुरूप (वि०) [प्रा० स०| 4 सदश, मिलता-जलता 
तदनुरूप, योग्य, अनुरूपं वरम---श० १, 2 उपयक्‍क्त 
या योग्य, अनुकूल, ( संब० के साथ या समास 
में) --भव पितुरन्‌रूपस्त्व॑ गुणलॉककांतैः--विक्रम ० 
५२६९ । 

अनुरूपम्‌,-पतः ३ (क्रि० वि०) समन्‌रूपता या अभिमति- 

“>-पेण,-पदः ॥ पूर्वक । 

अनुरोधः:---धनम्‌ [अनु-|- रुध--- घञ्म , ल्य॒ट वा) 4 विनय 
आराधना, इच्छापूति करना 2 समरूपता, आज्ञापालन 
लिहाज, विचार---धर्मानरोधात्‌ू--का ० १६०, १८० 

प्‌ 


) 


१९२; 3 आग्रहपूवक प्रार्थना, याचना, निवेदन 4 
नियम का पालन । 

अनुरोधिन-धक (वि०) [अनुरोध--णिनि, अनिरुघ-- 
ण्वल | विनयी । 

अनुलापः [अनु--- लप्‌-+-घजञ |] आवत्ति, पुनरुक्ति । 

अनुलास:,--स्यः [अनुलस-- घज्ण यत वा | मोर । 

अनुलेप:--लेपनम्‌ [अनु + लिप+-घज्म , ल्यूट वा] अभि 
षंक, तेलमर्देन 2 सुगंधित लेप, उबटन--सुरभिकुसुम- 
धपानुलेपनानि---का० ३२४ । 

अनुलोम (वि०) [प्रा० स०| 4 “बालों से-ऊपर से नीचे 
की ओर आते वाला--नियमित, स्वाभाविक क्रमा- 
नुसार (विप० .प्रतिकोम), (अत:) अनुकल-- “क्ृष्टं 
क्षेत्र प्रततोम॑ कषंति--सिद्धा०, नियमित दिशा में 
हल चलाया हुआ; 2 मिश्रित (जैसे कि जाति ) ---मम 
(क्रि० वि० ) स्वाभाविक या नियमित क्रम में --मा: 
(ब० व०) मिश्रित जातियां। सम०--अर्थ (वि०) 
पक्ष में बोलने वाला,--जडानप्यनलोमार्थान प्रवाच 
कृतिनां गिरः--शि० २।२५,--ज,-जन्मन्‌ (वि०) 
टीक क्रम में उत्पन्न, उच्चवर्ण के पिता तथा नीचवर्ण 
की माता से उत्पन्न सन्तान, मिश्रित जाति का । 

अनुल्वण (वि०) [न० त०] 4 अधिक नहीं, न कम न 
अधिक 2 स्पष्ट या साफ नहीं । 

अनुबशः [प्रा० स०| वंशतालिका । 

अनुवक्र (वि०) [प्रा० स०| अत्यंत टेढ़ा, कुछ टेढ़ा या 
तिरछा । 

अनुवचनम्‌ [ अनु --वच्‌ +ल्यूट्‌ | आवृत्ति, सस्वर पाठ, 
अध्यापन । + 

अनव॒त्सरः [प्रा० स० | वर्ष । 

अनुवर्तनम्‌ | अनु+वृत्‌-+ल्युट्‌ ] 4 अनगमन (आलं० 
भी ), अनुवर्तिता, आज्ञाकारिता, अनरूपता 2 प्रसन्न 
करना, अनुग्रह करना 3 स्वीकृति 4 फल, परिणाम 
5 पू्वेसत्र से पुतिकरना । 

अनुवर्तिन ( वि० ) [ अनु+व॒त्‌+ णिनि] । अनगामी 
आज्ञाकारी 2 अनुरूप (कमें० के साथ या समास में) । 

अनुवश (वि०) [प्रा० स०] दूसरे की इच्छा के अधीन 
आज्ञाकारी---शः अधीनता, आज्ञाकारिता । 

अन॒वाकः [अन-+-वच्‌-+घज् | 4 आवृत्ति करना 2 वेद 
के उपभाग, अनुभाग, अध्याय । 

अनुवाचनम्‌ [अनु+-वच्‌--णिच्‌ --ल्यूट| 4 सस्वर पाठ 
कराना, अध्यापन, शिक्षण 2 स्वयं पाठ करना, दे० 
वच अन्‌ के साथ ॥ 

अनुवातः [ प्रा० स०] वह दिशा जिस ओर की हवा हो 

अनुवाद: | अनु+-वद--घञा ] १ सामान्य रूप से 
आवत्ति 2 व्याख्या, उदाहरण, या समर्थन की दृष्टि से 
आवृत्ति 3 व्याख्यात्मक आवृत्ति या पृ्वकथित बात का 


( ४२ 


उल्लेख, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों का वह भाग जिसमें 
पूर्वॉक्त निदेश या विधि की व्याख्या, चित्रण या उसके 
टीका-टिप्पण निहित हैं और जो स्वयं कोई विधि या 
निदेश नहीं है 4 समर्थन 5 विवरण, अफवाह । 

अनुवादक, वादिन्‌ (वि०) [अनु+-वद्‌+ण्व॒ल - णिनि वा | 
4 व्याख्यापरक < समरूप, समस्वर । 

अनुवाद्य (वि०) [अनु-+वद॒-न-णिच--यत्‌ |  व्याख्येय, 
उदाहरणसापेक्ष 2 ( व्या० ) वाक्य में किसी उक्ति 
का कर्ता, 'विधेय' का विपरीतार्थक जो कि कर्ता के 
विषय में कुछ विधि या निषेध करता हैं, वाक्य में 
पहले से ज्ञात अनुवाद्य या कर्ता की पुनरुक्ति विधेय 
के साथ संबंध जतलाने के लिए की जाती हैं, अत 
उसे वाक्य में पहले रक्‍खा जाता है--अनवाद्य- 
मन॒कत्वव विधेयमदीरयत । 

अनुवारम्‌ (अव्य०), समय समय पर, बार बार, फिर 
दोबारा । 


अनुवास:---सनम [अन- वास -| घझा ल्यट वा|  सामा- 
न्‍्यतः धूप आदि सुगंधित द्र॒व्यों से सुवांसित करना 2 
कपड़ों के किनारे डबोकर सुगंधित बनाना 3 (न 
भी ) पिचकारी, तेल का एनिमा करना, या स्तनिग्ध 
बताना | 

अनुवासित (वि०) [अनु+वास्‌--क्त | धपित, धनी दिया 
हुआ, सुगंधित किया हुआ । 

अनुवित्तिः (वि०) [अनु-- विद्‌-- क्तिन्‌ | निष्कर्ष, प्राप्ति । 

अनुविद्ध (वि०) [ अनु+व्यघ्‌ू--क्त ] 4 छिदा हुआ 
सूराख किया हुआ, कीटानुविद्ध रत्नादिसाधारपण्येन 
काव्यता--सा ० द० 2 ऊपर फंला हुआ, अन्तज्जंटित, 
पर्णे, व्याप्त, मिश्रित, मिलावट वाला, अन्तमिश्रित--- 
सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यमू--श० १॥२०, 3 
संयुक्त, संबद्ध 4 स्थापित, जड़ा हुआ, चित्रित---रत्ना- 
नुविद्धाणवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्यथा:-- 
रघु ० ६।६३ । 

अमुविधानम्‌ [| अनु+वि-+-धा-+-ल्युट्‌ | | आज्ञाकारिता 2 
आदेशादि के अनुरूप कार्य करना । 

अनविधायिन (वि०)[अनु+-वि--धा--णिनि |आज्ञाकारी, 
विनीत । 

अनुविनाज्ञः [ अनु+वि-+-नश्‌+घजञ्म_ ] बाद में नष्ट होना । 

अनुविष्टभः | अनु-+ वि + स्तंभ्‌ +-घझा_| फलस्वरूप बाधा 
का होना । 

अनुबत्त (वि०) [अनु+वृत्‌+क्त ] ॥ 
अनुगामी 2 अबाघ, निरन्तर। 

अनुवत्ति: (स्त्री०) [ अनु + वृत्‌-क्तिन |] स्वीकृति 2 
आज्ञाकारिता, अनुरूपता, अनुगामिता, नैरन्तयं 3 
अनुकल या उपयुक्त कार्य करता, आज्ञापालन, मौन 
सहमति, सन्तुष्द करना, प्रसन्‍न करना-कांता चातुय्य- 


आज्ञाकारी, 


अनुब़्त ( 


) 


मपि शिक्षितं वत्सेन--उत्त ० ३, मा० ९, 4 (व्या०) 
आगामी नियम में पिछले नियम की पुनरुक्ति या पूरति 
पिछले नियम का आगामी नियम पर निरन्तर प्रभाव 
5 पुनरुक्ति--वर्णानामनुवत्ति रनुप्रास: । 
अनुवेध: --तु० अनुव्याध:ः । 
अनुवेलम [ अव्य० | [प्रा० स० ] कभी-कभी, बारंबार, 
इति सम पच्छत्यनवेलमादतः: ---रघ ० ३।५ । 
अनुवेश:---शनभ्‌ [ अन-- विश -+-घजञा , ल्यट वा ) । अन- 
गमन, बाद में दाखिल होना; 2 बड़े भाई के विवाह 
से पहले छोटे भाई का विवाह । 
अनुव्यंजनम्‌ [| अनु+वि-+-अंज्‌-+-ल्‍ल्यट | गौण लक्षण या 
चिन्ह । 
अनुव्यवसायः [ अनु+-वि--अव--स--घजा |] (न्‍्या० में) 
प्रत्यक्ष का बोध या चेतना; (वेदा० में) मनोभाव 
या निणय का प्रत्यक्षीकरण । 
अनुवष्याध:--वेधः [ अनु-+-व्यध्‌ --- घच्णम ; विध्‌--घछक्य वा |] 
चोट पहुँचाना, छेंदना, स्राख करना--न हि कीटान- 
वेधादयो रत्नस्यथ रत्तत्व॑ व्याहन्तुमीशा: --सा ० द० 
१, 
मद्रमन्‌ू--शि० २।२०, 3 मिश्रण 4 बाधा डालना । 
अनव्याहरणम्‌,-व्याहारः | अनुव्या-- ह+ ल्यु टू, घत्म वा | 
 पुनरुक्ति, बारंबार कथन 2 अभिशाप, कोसना । 
अनव्जनम-ब्रज्या | अन--ब्रज-| ल्यट, क्‍्यप्‌ वा | अनसरण 
अनुगमन, विशेषतया बिदा होता हुआ अभ्यागत। 
) [ प्रा० स० | भक्त, निष्ठावान्‌ू, संलग्न 
(कम ० या संब० के साथ) 
अनशतिक (वि०) [ अनु+शत+--ठन्‌ ] सौ के साथ या 
सौ में मोल लिया हुआ । 
अनुशयः [ अनु+-शी + अच्‌ | । पर्चात्ताप, मनस्ताप, खेद, 
रंज,--नन्वनुशयस्थानमेतत्‌---मा ० ८,-इतो गतस्‍स्यानु- 
शयो मा भूदिति--विक्रम० ४, शि० २।१४; 2 अति 
वर या क्रीध--शिशुपालो5नुशयं परं गतः--शि० १६। 
२;-यस्मिन्नम॒क्तानुशया सर्देव जागति भर्जंगी---मा ० 
६।१; 3 घणा 4 गहरा संबन्ध, जेसा कि क्रमागत 
(किसी पदार्थ से) गहत आसक्ति 5 (वेदा० मं) 
दृष्कर्मों का परिणाम या फल जो कि उनके साथ 
संयक्त रहता है और पुनजेन्म से अस्थायी म॒क्ति का 
उपभोग कराके फिर जीव को शरीरों में प्रविष्ट करता 
हैं; 6 क्रय के मामलों में खेद जिसे पारिभाषिक रूप 
में 'उत्सादन' कहते हैं दे० क्रीतानुशय । 
अनुशयान (वि०) [ अनु+-शी --शानच्‌ ) खेद प्रकट 
करता हुआ, --ना नायिका का एक भेद, यह नायिका 
अपने प्रेमी के वियोग का खयाल करके उदास और 
खिन्‍न रहती है । 
अनुशयिन्‌ (वि०) [ अनुशय--णिनि | | अनुरक्‍त, भक्त, 


( 


श्रद्धालु 2 परचात्ताप करने वाला, पछताने वाला 3 
अत्यधिक घृणा करने वाला 4 मानों किसी फल के 
कारण संबद्ध । 
अनुशरः [| अनु--शू +-अच्‌ ] भूत प्रेत, राक्षस । 
अनुशासक,-शासिन्‌ | (वि०) [ अनु +-शास्‌+पण्वुलू, णिनि 
शास्त्‌--शासित | तृच वा | निदेशक, शिक्षक, शासन 
करने वाला, दंड देने वाला--कवि 
पुराणमनृुशासितारमू--भग०  ८॥९, 
शासन कर्ता,-एष चोरानशासी राजेति 
भयादुत्पतित:--विक्रम ० ४ । 
अनुशासनम्‌ [अनु +-शास्‌ --ल्युट्‌ | आदेश, प्रोत्साहन, शिक्षण 
नियमों विधियों का बनाना--भवत्यधिक्षेप इवानु- 
शासनम्‌ू--कि० १।२८; आदेश या शिक्षा के शब्द: 
-तन्‍्मनोरनुशासनम्‌ -- मनु ० ८।१३९; नामलिंग॑ं” 
संज्ञाओं के लिग संबंधी नियमों का निर्धारण तथा 
व्याख्या---शब्दानुशासनम्‌--सिद्धा ० । 
अनुशिक्षिन्‌ [अनुशिक्ष--णिनि ] क्रियाशील, सीखने वाला । 
अनुशिष्टि: (स्त्री०) [अनुशास -- क्तिन | शिक्षण, अध्यापन, 
आदेश, आज्ञा । 
अनुशीलनस्‌ [अनु--शील--ल्युट्‌] अभिप्रेत तथा श्रमपूर्ण 
प्रयोग, सतत प्रयत्न या अभ्यास, सतत या बारंबार 
अभ्यास या अध्ययन । 
अनुझोक:,---शोचनम्‌ [ अनु+-शुच्‌-- घज्म , ल्युट्‌ वा] रंज, 
पश्चात्ताप, खेद, इसी अर्थ में अनुशु (शो) चितम्‌ । 
अनुश्नवः | अनु-+ श्रु+ अच्‌ ] वैदिक परंपरा । 
अनुषक्त (वि०) [ अनु+पषंज्‌--क्त ] 4 संबद्ध 2 संलग्न 
या संसक्त । क्‍ 
अनुषंग:ः | अनु-+-षंज्‌-- घव्न ] गहन लगाव, संबंध, सं- 
योग, साहचरय, 2 मेरू 3 शब्दों का पारस्परिक संबंध 
4 आवश्यक परिणाम 5 दया, तरस, करुणा । 
अनुषंगिक (वि०) [ अनुषंग--ठ ] अनिवाय फलस्वरूप, 
सहवर्ती । 
अनुषंगिन्‌ (वि०) अनु--षंज्‌---णिनि ] संबद्ध, अनुरक्‍्त, 
संसक्त 2 अनिवारय परिणाम के रूप में आने वाला, 3 
व्यावहारिक, सामान्य, छा जाने वाला--विभुतानुषंगि 
भयमेति जन:--कि० ६।३५ । 
अनुषंजनोय (वि०) [ अनु--षंज्‌-|-अनीय ] (शब्द की 
भांति ) पृववाक्य से ग्राह्म । 


जी 


४३ 


अनुषेकः,--सेचनम्‌ [ अनु-|- सिच्‌-|- घञ्म_ ःयूट वा] दोबारा 


पानी देना, फिर से जल छिड़कना । 

अनुष्ट्ति: (स्त्री०) [ अनु-- स्तु+क्तिन ] प्रशंसा, सिफा- 
रिश (क्रमानुसार)। 

अनुष्टुभू (स्त्री०) [ अनु--स्तुभ्‌--क्विप्‌ ] । प्रशंसा में 
अनुगमन, वाणी 2 सरस्वती 3 बत्तीस अक्षरों का एक 
छंद जिसमे आठ २ अक्षरों के चार २ पाद होते हैं । 


) 


अनुष्ठातू,--ष्ठायिन्‌ (वि०)[ अनु--स्था-+-तृच््‌, णिनि वा ] 
कार्य करने वाला, अनुष्ठान करने वाला । 

अनुष्ठानम्‌ | अनु--स्था--ल्‍ल्युट्‌ | 4 काये करना, धर्मक्ृत्य 
करना, कार्य में परिणत करना, कार्य निष्पादन, आज्ञा- 
पालन, उपरुध्यते तपोश्नुष्ठानमू-श० ४; धार्मिक तप- 
रचर्याओं का प्रयोग 2 आरंभ, उत्तरदायित्व, काय॑ में 
व्यस्तता 3 आचरणपद्धति, कार्यपद्धति, 4 धार्मिक 
संस्कारों या कृत्यों का प्रयोग । 

अनुष्ठापनम्‌ | अनु+स्था--णिच्‌-+-ल्युट्‌ ] कार्य कराना | 

अनुष्ण (वि०) [ न० त० ] जो गरम न हो, ठंडा 2 वीत- 
राग, सुस्त, शिथिल--ष्ण: शीतस्पर्श,--ष्णम्‌ कुमुद, 
नील कमल | 

अनुष्यंदः [ अनु --स्यन्दू+ घञ_ ] पिछला पहिया । 

अनुसंधानम्‌ [ अनुसम्‌-+-धा--ल्युट्‌ ]  पच्छा, गवेषण, 
गहन निरीक्षण या परीक्षण, जांच 2 उद्देश्य 3 योजना, 
क्रमबद्ध करना, तत्पर होना 4 उपयुक्त संयोग । 

अनुसंहित (वि०) [| अनु+सम्‌-+- धा-- क्त ] पूछताछ किया 
गया, जांच पड़ताल किया गया,--तम्‌ (क्रि० वि०) 
संहिता-पाठ में, संहिता-पाठ के अनुसार । 

अनुसमयः | प्रा० स० ] नियमित और उचित संयोग जैसे 
कि छब्दों का | 


अनुसमापनम्‌ | अनु-+-सम्‌+-आपू -+ल्युट्‌ 
किसी काये की समाप्ति । 

अनुसंबद्ध (वि०) [ अनु-+-सम्‌-+-बंध्‌-+-क्त ] संयक्त । 

अनुसरः | अनु--सू--अच्‌ ] अनुगामी, साथी, अनुचर । 

अनुसरणम्‌ | अनु -+-सृ्‌-+-ल्युट्‌ ] । अनगमन, पीछा करना, 
पीछ जाना 2 समनरूपता । 

अनुसपः | अनु-+-सृप्‌- अच्‌ ] सपंसदृश जन्तु, सरीसप । 

अनुसवनम्‌ (अव्य०) [प्रा० स०] । यज्ञ के परचात 2 
प्रत्येक यज्ञ में 3 प्रतिक्षण । 

अनुसाम (वि०) [ प्रा० स० ] मनाया हुआ, मित्र सदृश, 
न्छह। 

अनुसायम्‌ (अव्य०) [ प्रा० स० ] प्रति सांयकाल | 

अनुसूचनम्‌ | अनु-+सूच--ल्युट | संकेत करना, इशारा 
करना । 

अनुसार: | अनु-+सून-घता ] 4 पीछे जाना, अनुगमन 
(आलं० भी), पीछा करना -शब्दानुसारेण अव- 
लोक्य--श० ७; जिधर से आवाज आ रही थी उस 
ओर देखते हुए 2 समनुरूपता, के अनुसार, प्रयोग के 
अनुरूप, 3 प्रथा, रिवाज, रस्म 4 माना हुआ 
अधिकार । 

अनुसारक,---सारिन्‌ (वि०) [ अनु-+-सू+पण्वुल णिनि वां] 
 अनुगामी, पीछा करने वाला, पीछे जाने वाला, सेवा 
करने वाला.-- मृगानुसारिणं पिनाकिनम्‌--श० १॥६; 
“ऊैपणानुसारि व घनम्‌ू--पंच० १।२७८; 2के 


] नियमितरूप से 


4 


( ४४ 


अनुकूल या समनुरूप, बाद में आने वाला--यथाशास्त्र 
मनु० ७।३१; 3 तलाश करना, ढूंढ़ना, खोजता, जाँच 
करना । | 

अनुसारणा [अनु+स॒+णिच्‌--यच्‌ -|- टाप | पीछे जाना, 
पीछा करना--तस्मात्पलायमानानां कुर्यान्नात्यनुसार- 
णाम्‌ - महा ० । 

अनुसूचक (वि०) [ अनु-+-सूच--ण्वुल | संकेत करने वाला, 
इशारा करने वाला । 

अनुसतिः (स्त्री०) [ अनु+-स्‌ -+-क्तिन्‌ | पीछे जाना, अन- 
गमन, अनुरूप होना, अनसार होना । 

अनसन्यम [| प्रा० स० | सेना का पिछला भाग, अनरक्षक 
सेना 


. अनस्कंदम (अव्य०) [ अव्य० स० | क्रमशः प्रविष्ट होकर 


क्रमानसार अन्दर जाकर - गेहं गेहमनस्कंदम-सिद्धा ० । 

अनस्तरणम्‌॒ | अन--स्त्‌--ल्यूट | चारों ओर बखेरना या 
फंलाना, --णी गाय, विशेषतया वह गाय जिसका 
बलिंदान अंत्येष्टि संस्कार के समय किया जाय । 

अनुस्मरणम्‌ [अनु-+स्मु-+-ल्‍ल्युट्‌] ! फिर से ध्यान में लाना, 
स्मरण करना, 2. बारबार स्मरण करना । 

अनस्मतिः (स्त्री०) | अनु-+-स्म--क्तिन्‌_ ]! वह स्मृति या 
स्मरण जो प्रिय हो 2. अन्य विषयों को छोड़कर केवल 
एक ही बात का चिन्तन करना । 

अनस्यत (वि०) [ अनु+-सिव--क्त--ऊढ ] 4 नियमित 
तथा निर्बाध रूप से मिला कर बुना हुआ 2 सिला 
हुआ, बंधा हुआ, 3 सुषक्त और सुश्यृंखलित । 

अनस्वानः | अनु+ स्वन्‌ू+घञा | / अनुरूप शब्द करना 
2 बाद में शब्द करना, गूंज, दे० 'अनु रणन । 


अनस्वारः [अनु--स्व---घजञा ] नासिक्य ध्वनि जो पंक्ति के 


ऊपर एक बिन्दु लगा कर प्रकट की जाती ह और जो 
सदेव प्ववर्ती स्वर से संबद्ध होती है । 

अनुहरणम्‌, - हारः | अनु+ह+ल्युटू, घझा वा | नकल, 
मिलना-जुलना, समानता । 

अनकः,-कम्‌ [ अनु-+-उच्‌--क, कुत्वम नि० | $ कुल, वंश 
2 मनोवत्ति, स्वभाव, चरित्र, वंश की विशेषता । 

अनचान (वि०)या >नः [ अनु--वच्‌-- कान नि० ]7 
अध्ययनशील, विद्वान विशेषतया वेद, वेदांगों मं एसा 
पारंगत विद्वान्‌ जो उन्हें सुना सके और पढ़ा सके,--- 
इृदमूचुरन्चाना:--कु० ६।१५; 2 सुशील । 

अनढ (वि०) [ न० त० | ! न ले जाया गया, 2 अवि- 
बाहित,-- ढा अविवाहित स्त्री। सम० --मान (वि०) 
लज्जाल,--गभनम्‌ ( ढा ) कुमारी कन्या से संभोग, 
--भ्राता (पुं०) (?"ढा?) । अविवाहित स्त्री का भाई 
2 राजा की उपपत्नी का भाई । 

अन॒दकम | उदकस्य अभाव: न० त० | जल का अभाव, 
सूखा पड़ना । 


) 


अनूहेशः [| अनु+-उत्‌ न- दिश-[-घजठ्ण ] 'सापेक्ष क्रम एक 

अलकार का नाम जिसमें कि यथा क्रम पूर्ववर्ती शब्दोंका 
लेख होता हैं; --यथासंख्यमनद्देश उद्दिष्टानां ऋ्रमेण 

यत्‌ू--सा० द० ७३२ । 

अनून (वि०) [ न० त० ]! जो घटिया न हो, कम न हो 
अभाव वाला न हो--वन्दावने चंनत्ररथानने--रघ ० 
६।५०- गुण रनूनां--रघु० ६।३७; 2 पूर्ण, समस्त 
सकल, बड़ा, महान शि० ४॥११। 

अनप (वि०) | अनुगताः आपः यस्मिन--अन्‌ --अप-- 
अच्‌--ऊदनोदंशे इति ऊ | जलीय, जलबहुल अथवा 
दलदल वाला प्रदेश--प:, पम्‌ ! जलबहुल स्थान या 
देश 2 एक देश का नाम (-पाः ब० व०)--रघु ० 
६२७; 3 दलदल, कीचड़ 4 पानी का तालाब 5 नदी 
का किनारा, पर्वत का पहल 6 भैंस 7 मेंढक 8 एक 
प्रकार का तीतर 9 हाथी । सम०--जम्‌ आदे, अदरक, 
--प्राय (वि०) दलदल वाला, कीचड़ से भरा हुआ । 

अनयाज, अनू राधा--अनुयाज, अनुराधा । 

अनरु (वि०) [ न० ब० ] जिसके जंघा न हो,--ः सूर्य का 
सारथि अरुण (जिसका जंघारहित होने का वर्णन 
पाया जाता है) उषा, दे० अरुण । सम०---सारथि 
सूय (अनूरु जिसका सारथि हैं );--गतं तिरश्चीन- 
मनरुसा रथे:--शि ० १|२। 


अनरजित (वि०) [न ऊरजित:--न० त० ] ! अशक्त, 
दुबंल, शक्तिहीन 2 दर्परहित । 

अनूषर (वि०) [न ऊषरः-न० त० | !. रेहीला, बंजर जैसी 
(भमभि)दे० उत्तम और अनुत्तम 2 जिसमें रेह न हो । 

अनूच--च (वि०) [ न० ब० ] । बिना ऋचा का 2 जो 
ऋग्वेद का ज्ञाता न हो, या ऋग्वेद का अध्येता न हो, 
यज्ञोपवीत न होने के कारण जिसे वेदाध्ययन का अधि- 
कार न हो--अनचो माणबकः--मग्ध ० । 

अनज (वि०) [| न० त० | जो सरल न हो, कुठिल 
(आल), अयोग्य, दुष्ट, बेईमान । 

अनणं (वि०) | न० ब० | जो कजंदार न हो--एनामनणां 
करोमि--श० १;--प्राणदेशरथप्रीतेरन्णं (गन्ने) 
रघु० १२५४; प्रत्येक ६िज को तीन ऋणों से उऋण 
होना पड़ता ह--ऋषिऋण, देवकण और पितऋण । 
जी व्यक्ति वेदाध्ययन करके यज्ञ में देवताओं का आवा- 
हन करता है, और फिर गृहस्थाश्रम में रह कर पुत्र प्राप्त 
करता है वही 'अनण कहलाता है दे० रघृ०८।२० । 

अनूणिन्‌ (वि०) | न० त० |5जअनृण । 

अनत (वि०) [ न०त० ] !जो सत्य न हो, भिथ्या 
(शब्द) प्रियं च नानत॑ ब्रूयातू--मनु० ४॥१३८, 
--तम असत्यता, झूठ बोलना, धोखा, जालसाजी 2 
कृषि ( विप० सत्य ) मनु० ४॥५, । सम०--यदनम, 
--भाषणम्‌,---आखस्यानम झूठ कहना, मिथ्या भाषण, 


( ४५ 


वादिन,-- वाच (वि० )झूठ बोलने वाला,--ब्रत (वि०) 
अपने वचन या प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला । 
अन॒तुः [| न० त० |] अनुपयुक्त ऋतु, अनुचित समय, अस- 
मय । सम ०--कन्या वह कन्या जो अभी रजस्वला न 
हुई हो । | 
अनेक (वि०) [न० त०] । जो एक न हो, एक से अधिक, 
बहुत से,- अनेकपित॒काणां तु पित॒तों भागकल्पना-- 
या० २१२०; कि० १।१६; कई, कई एक 2 अलरूग- 
अलग, भिन्‍न भिन्‍न | सम०--अक्षर,--अच्‌ ( वि० ) 
एक से अधिक अक्षर या स्वर वाला, नाना अक्षर 
सहित,--अंत (वि०) 4 अनिश्चित, संदिग्ध---अस्थि र- 
स्यादित्यव्ययमनेकांतयाचकम्‌ 2८"-तु० अनैकांतिक 
(--6:) । अनिश्चित अवस्था, स्थायित्व का अभाव 
अनिश्चितता, अनावश्यक अंश, जेसे कि कई “अनबंध 
वादः संशयवाद, स्याद्वाद, वादिन (पु०) स्याद्वादी 
जनियों के स्याद्गाद को मानने वाला,--अर्थ (वि०) 
। एक से अधिक अथे वाला, समनाम जैसे कि गो, 
अमृत, अक्ष आदि -- अनेकार्थस्य शब्दस्य-काव्य ७ २; 
2 अनेक शब्द के अर्थ वाला 2 बहुत से प्रयोजन 
या उद्देश्य रखने वाला (--थे) पदार्थों का 
बाहुल्‍व, विषयों की विविधता,--आकश्रय,--आश्षित 
(वि०) (वंशें०) एक से अधिक स्थानों (जैसा कि 
'संयोग' या सामान्य ) पर रहने वाला, --गुण (वि०) 
बहुत प्रकार का, विविध प्रकार का, .विभिन्‍न भेदों 
का,--गोत्र (वि० ) दो कुलों से संबंध रखने वाला, एंक 
तो अपने कुल से (जब तक कि गोद न लिया गया 
हो ), तथा गोद लिये जाने पर गोद लेने वाले पिता के 
कुल से,--चित्त (वि०) चंचलमना,--ज (वि) एक से 
अधिकवार उत्पन्न, >-जः पक्षो, --पः हाथी तु० 
द्विप से, वन्येतरानेकपदशशनेन--रघु० ५।४७; शि० 
५।३५, १२।७५; >-सख (वि०) [ स्त्री०--खी | 
(वि०) 4 बहुत मुंह बाला 2 तितर बितर, बहुत सी 
दिशाओं में फंलने वाला--(बलानि) जगाहिरेब्नेक- 
मुखानि मार्गनि-भट्टि० २५४; --युद्धविजयिन, -- 
विजयिन (वि०) बहुत से युद्धों का तरिजेता, --रूप 
(वि०) नाना रूपों का, बहुत रूपों वाला, 2 नाना 
प्रकार का 3 चंचल, परिवर्तनीय विविध स्वभाव वाला 
>-वेश्यांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा पंच० १४२५; 
--लोचन: शिवजी, इन्द्र,--वचनम्‌ बहुवचन, द्विवचन, 
--वर्ण (वि०) एक से अधिक राशियों वाला --बिध 
(वि०) विविध, विभिन्‍न,--शफ (वि०) फटे हुए खरों 
वाला, --साधारण (वि०) बहुतों के लिए सामान्य । 
अनेकधा (अव्य०) [ नज्य |-एक-+धा ] विविध रीति से, 
नाना प्रकार से; ---जम त्कृत्स्त॑ प्रविभक्तमनेकधा-भग ० 
१११३। 


) 


अनेकशः (अव्य०) । कई बार, बारंबार--अनेकशो 
निजितराजकस्त्वमू--भट्टि २५२; 2 विविध रीति 
से, 3 बड़ी संख्या में या बड़े परिमाण में--पृत्रा अनेक- 
शो मता दाराश्च हि० १। 

अनेडः [ न एड:--न० त० ] मृख पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, 
मंढ़। सम० --म्‌क (वि०) गृंगा और बहरा मूकता- 
दशच द्यतु दोषेरसम्मतान--का० ७ 2 अंधा 3 बईमान 
दृष्ट, दुःशील । 

अनेनस्‌ (वि०) [ न० ब० |] निष्पाप, कलद्भुरहित । 

अनेहस (पु०) [ न हन्यते--हन्‌+-असि धातोः:एहादेश:--- 
नझा +-एह-+-अस | (हा--हसो आदि ) समय, काल | 

अनकांत (वि०) [ न० त० | परिवत्यं, अनिश्चित, अस्थिर, 
सामयिक । 

अनेकांतिक (वि०) [नजञज्‌+एकांत-+-ठक्‌--न० त० |] 
(सत्री०--की )  अस्थिर, जो बहुत आवश्यक न हो 
2 (तकं० में) हेत्वाभास के मुख्य पाँच भागों में से 
एक, अन्यथा यह 'सवब्यभिचार कहलाता है, और तीन 
प्रकार का ह:-- (क्र) 'साधारण' जहाँ कि हेतु दोनों 
ओर--स्वपक्ष, तथा विपक्ष मं-पाया जाय, फलेत: तके 
अतिसामान्य हो जाय, (ख) असाधारण जहाँ हेतु केवल 
पक्ष में ही पाये जायँ फलत: तक अतिसामान्य न हो, 
(ग) अनुपसंहारी' जहाँ पक्ष में प्रत्येक ज्ञात बात तो 
सम्मिलित है, परन्तु तकों की अभी समाप्ति नहीं 
हुई है । 

अनेक्यम्‌ [ न० त० | एकता का अभाव, बहुवचनता 2 
एकत्व की कमी, अव्यवस्था 3 अशान्ति, अराजकता । 

अनतिहाम [ न० त० |] परंपरागत प्रामाणिकता का अभाव 
या जहां इस प्रकार की स्वीकृति अपेक्षित हैं । 

अनो (अब्य०) [ न० त० ] नहीं, न । 

अनोकशायिन्‌ (पृं०-यी) [न० त०] घर में न सोने 
वाला, भिक्षक । 

अनोकह्‌ः [ अनस: शकटस्य अक॑ गति हन्ति-हन्‌+-ड ] वक्ष 
--अनोकहा कम्पितपुष्पगंघी-रघु० २१३, ५॥६९ । 

अनोचित्यम [ नज्य +उचित-+ष्यञ्ा । अनपयक्तता 
अनुचितता-अनौचित्यादते नान्यद्रसभंगस्यथ कारणम्‌--- 
का० ७। 

अनोजस्यम [| नञझा ---ओजस --ष्यञा | शक्ति सामथ्य या 
बल का अभाव; सा० द०--दोगंत्याद्ये रनौजस्यं देन्य॑ 
मलिनतादिकृत्‌ । 

अनोद्धत्यम्‌ [नञा_-+-उद्धत-+ष्यञ्म_] 4 अहंकार से मृक्ति 
शालीनता, विनय; 2 शान्ति, -नदीरनोद्धत्यमपड्ूता 
महीं--कि० ४॥२२ । 

अनौरस (वि०) [ न० त० ] जो औरस --अर्थात्‌ विवाहिता 
पत्नी से उत्पन्न न हो, अपना भी न हो, (पुत्र के 
रूप में) गोद लिया हुआ । 


( ४६ ) 


अंत (वि०) [ अम्‌+तन्‌ ] । निकट 2 अन्तिम 3 सुन्दर, “:कः | मृत्य 2 साकार मृत्यु, संहारक, यम, मृत्य का 
मनोहर,--मेघ० २३, शि० ४।४० (इसका सामान्य देवता,---ऋषि प्रभावान्मयि नान्‍्तको5पि प्रभू: प्रहर्तम 
अथं---'सीमा' या छोर' है, यद्यपि 'शब्दाणंव' का रघृु० २६२ । 
उद्धरण देते हुए मल्लिनाथ इसका अर्थ 'रम्य' करते | अंततः (अव्य) [ अन्त--तसिल ]। किनारे से 2 आखिर 
हैं) 4 नीचतम, निकृष्टतम 5 सबसे छोटा, --तः कार, अन्त में, अंततोगत्वा, निदान 3 अंशत:, कुछ 4 
(कुछ अर्थों में नपुं०))  (वि०) छोर, मर्यादा, (देश- भीतर, अन्दर 5 अधम रीति से (“अंत के सभी अर्थ 
काल की दृष्टि से) सीमा, चरम सीमा, अन्तिम बिन्दु अंततः में समा जाते हैं) 
या पराकाष्ठा,--स सागरांतां पृथिवीं प्रशास्ति--हि० | अन्ते (अव्य०) [ 'अन्त' का अधि०, क्रि० वि० में प्रयोग | 
४॥५०,-दिगंते श्रूयंतते -भामि० १॥२; 2छोर, सरहद, |. _ अन्त में, आखिरकार 2 भीतर 3 (की) उपस्थिति 
किनारा, परिसर, सामान्य रूप से स्थान या भूमि,-- में, निकट, पास ही । सम० --वासः  पड़ौसी, साथी, 
यत्र रम्यो वनांतः, उत्त ० २।२५,-ओदकांतात स्निग्धो 2 छात्र --शि० ३।५५, वेणी० ३॥६ --बासिन्‌ उ- 
जनोश्नुगंतव्य:-श ० ४, रघु० २।५८;१ 3 बनी हुई किनारी तु० अंतवासिन । 
का पलल्‍ला--वस्त्र , पट * 4 सामीप्य ; सन्निकटता / | अंतर ( अब्य ० ) |। अम--अरन तुडागमदच ॥ | |। क्रियाओं 
पड़ौस, विद्यमानता--गंगा प्रपातांतविरूढशष्पं (गह्न- के साथ उपसग्ं की भांति प्रयक्‍त होता है तथा संबंध 
रम्‌) रघु० २।३६, पुंसो यमांत॑ ब्रजतः--पंच ० २।११५ ; बोधक अव्यय समझा जाता है ] (क) बीच में, के 
5 समाप्ति, उपसहार, अवसान,---सेकांते--रघ्‌ ०९१।५९, मध्य, में, के अन्दर हन, धा, गम, भ, इ, लो 
दिनांते निहितम्‌ --रघु ० ४॥१, 6 मृत्यु, नाश, जींवन आदि (ख़) के नीचे 2 ह (क्रि० वि ० प्रयोग ) (कर) 
का अन्त,--राका भवेत्स्वस्तिमती त्वदंते--रघु० २।४८, के मध्य, के बीच, के दरम्यान्‌, के अन्दर, मध्य में या 
अद्य कांत: कृतांतो वा दःखस्यान्तं करिष्यति--उद्धूट अंदर, भीतर (विप० बहि:)--अदद्यतांत: रघ० २।३२, 
7 (व्या० में) शब्द का अन्तिम अक्षर 8 समास में अन्तयंश्च मग्यते--विक्रम० १।१; आंतरिक रूप से, 
अंतिम शब्द 9 (प्रश्न का ] निश्चय, निर्णीत या अंतिम मन में ( ख) ग्रहण करके या पकड़कर--- अंतहेत्वा 
निरवय-उभयो रपि द्‌ ष्टोंइतस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभि: भग ० गत: ( हतं परिंगह्य ) 4३ ( वियवकत होने योग्य सम्बन्ध- 
२।१६; 0 अंतिम अंश, अवशेष--यथा निशांत, वेदांत बोधक के रूप में) (क) में, के मध्य, बीच में, के 
प्रकृति, दशा, प्रकार, जाति 2 व्‌ त्ति, तत्त्व शद्धांत: । अन्दर ( अआधि० के साथ )--निवसन्नंतर्दारणि रूघ्यो 
सम०--अवशायिन्‌ (१०) चांडाल, --अवसायिन्‌ वह्नलिः--पंच० १।३१; अप्स्वंतरमतमप्सु--ऋग १॥२३ 
(पुं०) ! नाई 2 चांडाल, नीच जाति का, कर, (ख) के मध्य (कर्म० के साथ )  बेद ० --हिरण्मय्योहं 
“करण, --कारिन्‌ (वि०) घातक, मारक, संहारक, कुश्योरंतरवहित आस--शत० (ग) में, के अन्दर, 
“कमन्‌ (नपु०) मृत्यु, --काल:, -बैला मृत्युका | भीतर, बीच में (संबं० के साथ) प्रतिबल जलघेरंत- 
समय,--कत्‌ (पु० ) मृत्यु,--ग (वि०) किनारे तक जान रोवायमा्ण --वेणी ० ३॥५, अंतः कंचुकिकंचुकस्यथ -- 
वाला, पूरी तरह से जानकार या परिचित, (समास में) रत्न० २।३;-लघवत्तितया भिदां गतं बहिरंत३च नपस्य 
“गति, >>गामिन्‌ (वि०) नाश होने वाला, --गम- मंडलम--कि० २।५३; 4 समस्त दाब्दों में यदि प्रथम 
नम्‌ । समाप्त करता, पूरा करना 2 मृत्यु, --दोपकम्‌ पद के रूप में प्रयक्‍त किया जाय तो बहुधा निम्नांकित 
सा० शा० मे एक अलकार, --पारू:ः । सीमा की अथ होते हे अ तरिक रूप से, के अन्दर, भीतर, 
रक्षा करते वाला, 2 द्वारपाल है “जलीन (वि०) गुप्त, भीतर रह कर, भरा हुआ, अन्दर की ओर, आंतरिक, 
छिपा हुआ, --लोपः शब्द के अंतिम अक्षर को निकाल गुप्त, तत्पुरुष तथा बहुब्रीहि समास के क्रियाविशेष- 
देना,--वासिन्‌ ( ते ) (वि०) सीमान्त प्रदेश के निकट णात्मक रूप बनाने वाला(नोट--समस्त पदों में 'अन्तर' 
रहने वाला, निकट ही रहने वाला, (-प१०) विद्यार्थी का र्‌ वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा दा, ष, स से 
(जो शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त सर्देव गुरु के निकट पर्व विसर्ग का रूप धारण कर लेता है जैसे अन्तःकरण, 
रहता है), चांडाल (जो गाँव के किनारे रहत अय है) अन्त:स्थ आदि) । सम० ---अग्निः आन्तरिक आग, 
“वैला--तु० काल:--ग्या ! भूमिश्य्या 2 अंतिम वह अग्नि जो पाचन शक्ति को उत्तेजित करे, --अंग 
शय्या, मृत्युशय्या 3 कब्रिस्तान या इमशान भूमि, (वि०) ! अंदर की ओर, आन्तरिक, अन्तगंत (अपा० 
“सत्किया अन्त्येष्टि संस्कार,--सद्‌ (पुं०) विद्यार्थी, के साथ ), त्रयमंतरंगं प्वभ्य:-पातंजल० 2 शब्द के 
तमुपासते गुरुमिवांतसदः--कि० ६।३४ । मूलरूप या अंग के आवश्यक भाग से संबद्ध, या अंग 

अन्तक (वि०) [ अन्तयति--अन्तं करोति-्वुलू ] मारने के आवश्यक भाग से संबद्ध, या उसका उल्लेख करने 


वाला, नाश करने वाला, घातक--रघु० ११२१, वाला, 3 प्रिय, प्रियतम (--गम्‌) 4 अंतस्तम अंग, 


| 


हृदय, मन 2 घनिष्ठ मित्र, या विश्वस्त व्यक्ति; --- 
आकाश: तेजोवह तत्त्व या ब्रह्म जो मनृष्य के हृदय में 
रहता ह (उपनिषदों में प्रायः यह शब्द पाया जाता 
है) “आकूतम्‌ गुप्त ओर छिपा हुआ प्रयोजन, 
“-आत्मन्‌ (पुं०-त्मा)  अंतस्तम प्राण या आत्मा, 
मन या आत्मा, आन्तरिक भावना, हृदय,---जीवसंज्ञों- 
तरात्मान्य:--मनु ० १२।१३, भग० ६।४७, 2 (दरें ० 
में) अन्तहित सर्वोपरि प्राण या आत्मा (मानव के 
भीतर रहने वाला) अंतरात्मासि देहिनामू-कु० ६। 
२१;--आराम (वि०) अपने आप में मस्त, अपने 
आत्मा या हृदय में ही सुख ढुंढ़ने वाला; योंत: 
सुखोंतरारामस्तथांतज्योतिरिव सः--भग० ५।२४ 
-“इन्द्रियम आन्तरिक अंग या ज्ञानेन्द्रिय, --करणम 
हृदय, आत्मा, विचार और भावना का स्थान, विचार 
शक्ति, मन, चेतना--प्रमाणं ० प्रवृत्तय:---श० १॥२२, 
-कुटिल (वि०) अन्दर से कपटी (आलं०) 
(-लः) सीप,---कोणः अन्दर का कोण,-- कोपः गृप्त 
क्रोध, अन्दरूनी गुस्सा, --गडु (वि०) व्यर्थ, अना- 
वश्यक, निष्फल--किमनेनांतगेइंना---सवें ० --गम 
“गत दे० अन्तगम्‌ के नीचे, “गर्भ (वि०) पेट 
वाली, गर्भवती, --गिरम्‌, --गिरि (अव्य०) पहाड़ों 
मे, --गृढ़ (वि०) अन्दर से छिपा हुआ, 'बिष: हृदय 
मे॑ जहर छिपाए हुए --गृहम, ->गेहम, --भवनम 
घर का भीतरी भाग, --धणः, --घणम्‌ घर के अन्दर 
की खली जगह, --चर (वि०) दारीर में व्याप्त 
-“-जठरम्‌ पेट, --ज्वलनम्‌ जलन या सूजन, --ताप 
(वि० ) अन्तर्दाह से यकत (-पः ) अन्दरूनी ज्वर या गर्मी 
“शा० ३।१३, --बहनम, --दाहः  अन्दरूनी जलन 
2 सूजन --देशः परिधि के बीच का प्रदेश, --द्वारम 
धर के अंदर निजी या गृप्त दरवाजा, --धि --हित 
आदि दे० शब्द के नीचे --पट:, ---पटम दो व्यक्तियों 
के बीच में कपड़े का परदा --पदसम (अव्य०) पद 
(विभक्तियक्त शब्द ) के भीतर, --परिधानम सबसे 
तीचे पहना जाने वाला कपड़ा, --पातः, --पात्यः 
(व्या०) बीच में अक्षर रखना 2 यज्ञभमि के मध्य 
में जमाया हुआ स्तंभ (संस्कार विधियों में प्रयुक्त ) 
“पातित, ->पातिन्‌ (वि०) बीच में समाविष्ट 
2 सम्मिलित या समाविष्ट, अन्तगंत होने वाला, 
“ःपुरम ! महल का अन्दरूनी भाग जो महिलाओं के 
उपयोग के लिए नियत किया गया हो, स्त्रियों के रहने 
का कमरा, रनवास,--कन्यांत:पुरे कश्चित्‌ प्रविशति-- 
पंच ० १; 2 रनवास मे रहने वाली स्त्रियां, रानी या 
रानियाँ, स्त्रियों का समुदाय- विरहपर्य त्सकस्य राजर्षे: 
श० ३, अध्यक्ष., रक्षकः, वर्तो अन्तः:पुर का अधी- 
न्‍्क्क या सरक्षक, चरः:--कज्चुको, जनः महल की 


४७ 


) 


की 


स्त्रियां रनवास की महिलाएं, प्रचारः अन्तःपुर की 
गप्प,---कदाचिदस्मत्प्रार्थनामंत:पुरेभ्यय कथयेत्‌--श ०» 
२; सहायः अन्त:पुर से संबंध रखने वाला, --पुरिक 
कंचुको-- चर:, --प्रकृतिः (स्त्री०) | मनुष्य का 
शरीर या उसका आंतरिक स्वभाव 2 राजा का मंत्रा- 
लय या मंत्रिमंडल 3 हृदय या आत्मा, --प्रकोपनम्‌ 
आंतरिक विरोध जमाना,--प्रतिष्ठानम--भीतरी 
आवास,--बाष्प (वि०) । जिसने आंसुओं को रोका 
हुआ हो--अन्तबष्पशि्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ- 
मेघ० ३; 2 जिसके आंसू अन्दर ही अन्दर निकल रहे 
हीं, --भावः, --भावना दे० “अंतर्भ के अन्तगंत, 
“भूमि: (स्त्री० )भूमि का भीतरी भाग,--भेदः वे म- 
नेस्य, आन्तरिक विरोध, --भौस (वि०) भूमि के 
तीचे रहने वाला--मनंस्‌ (वि०) उदास, व्याकुल, 
--मृत (वि० )गभ में ही मर जाने वाला,-यामः वाणी 
ओर श्वास को रोकना, छीन (वि०) | निहित, 
गुप्त, अन्दर छिपा हुआ, नस्य दुःखाग्ने:--उत्त र ० 
३।९ 2. अन्तनिहित,---बंश:-- पुरम, तु ०.---बंशिक:, 
--वासिकः अन्त:पुर का अधीक्षक,--बत्नी गर्भवती 
सत्री,-- बस्त्रम,-- वासस्‌ (नपं.) अधोवस्त्र,--वाणि 
(वि०) बडा विद्वान,--बेगः आन्तरिक बेचेनी या 
चिन्ता, आन्तरिक ज्वर,-- बेदिः-दी गंगा और यमुना के 
बीच का भूभाग,--वेश्सन्‌ (न०) घर के अन्दर का 
कमरा, भीतरी कोठा,--बेश्मिकः कंचकी,-- शरी रम्‌ 
मनुष्य का आन्तरिक या आत्मिक भाग, शरीर का 
भीतरी भाग, -- शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने बाली 
तदी,---सज्ञ (वि०) अन्तरचेतन,--सत्त्वा गर्भवती 
सस्‍त्री,--संतापः आन्तरिक पीडा, शोक, खेद,--सलिल 
(वि०) जिसका पानी भूमि के अन्दर बहता हो,-- 
नदीमिवान्त:सलिलां सरस्वतीम--रघ्‌ ० ३।९,--सार 
(वि०) अन्दर से भरा हुआ, या शक्तिशाली, बलवान 
भारी और जटिल--- र घन तुलयितुं नानिल: शक्ष्यति 
त्वामू--मेघ ० २० (-रः:) आन्तरिक कोष या भंडार 
आन्तरिक निधि या तत्त्व,--सेनम्‌ (अव्यय) सेनाओं 
के बीच मं,--स्थः (अंतस्थ' भी) अर्धस्वर, क्योंकि 
वे स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं और 
वागिन्द्रिय के ज़रा से संपर्क से बोले जाते हैँ,--स्वेद 
मस्त हाथी,--हासः गुप्त या दबाई हुई हँसी ,-- हृदयम 
हृदय का भीतरी भाग । 


अन्तर (वि०) [अन्तंरातिददाति-रा + क] 4 अंदर होने वाला, 


भीतर का, (विप० बाह्य ) 2, निकट, समीप 3. संबद्ध, 
घनिष्ठ,  प्रिय-अयमत्यन्तरो मम-भारत 4. समान 
(अन्तरतम, भी) (ध्वनि और शब्दों के विषय में) 
स्थान5न्तरतम:ः-पा ० १।१।५० 5. से भिन्न, अन्य (अपा० 
के साथ ) 6. बाहर का, बाह्यस्थित, बाहर रहने वाला 


,.. 


(इस अर्थ में इसके रूप विकल्प से कर्ता० ब० व०, 
अपा० और अधि० एक व० में 'सर्व” की भांति होते हैं) 
इसलिए-अन्तरायां पुरि, अन्तराये नगयें,---रम्‌ . (क. ) 
भीतर का, अन्दर का-लीयन्ते मुकुलान्तरेष---रत्न० 
१।२६, (ख.) छिद्र, सूराख 2. आत्मा, हृदय, मन-- 
सदृशं पुरुषान्त रविदो महेन्द्रस्य--विक्रम० ३, 3. परमा- 
त्मा, 4. अन्तराल, मध्यवर्ती काल या देश---अल्प- 
कुचान्तरा--विक्रम ४।२६, बृहद्भुजान्तरम--रघु ० 
२।५४, “अन्तरे का बहुधा अनुवाद किया जाता है-- 
मध्य में, बीच में--न मृणालसृत्र रचितं स्तनान्तरे श० 
६।१७, 5. स्थान, जगह, देश--मणालसूत्रान्तरमप्य- 
लम्यम्‌ कु० १।४०, पोरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातु- 
महसि---रा० शोक मत करो,--अन्तरम्‌-अन्तरम्‌-- 
मृच्छ० रास्ता छोड़ो, 6. पहुंच, अन्दर जाना, प्रवेश, 
कदम रखता--लेभेन्तरं चेतसि नोपदेश:-- रघु० ६।६६ 
लब्धान्त रा सावरणे5पि गेहे--“-१६।७, 7. अवधि (काल 
. को ), निर्दिष्ट अवधि,--मासान्तरे देयम--अमर०, 
इति तो विरहान्तरक्षमौ--रघु० ८।॥५६, 8. अवसर, 
संयोग, समय--य।वत्त्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरा- 
न्वेषी भवामि---श०, ७, 9. भेद (दो वस्तुओं के बीच) 
(सबं० के साथ या समास में )--तव मम च॒ समुद्र- 
पल्वलूयो रिवान्तरमू--मालवि० १, यदन्तरं स्षप- 
शेलराजयोय॑दन्तरं वायसवैनतेययो:-रा ०, द्रम सानूमता 
किमन्तेरमू--रघु० ८।९०, 0. (गणित) भिन्नता, 
शेष, . (क०) भेद, अन्य, दूसरा, परिवर्तित, बदला 
हुआ (रीति, प्रकार, ढंग आदि) (ध्यान रखिये इस 
अर्थ में 'अंतर' सदेव समस्तपद का उत्तर पद रहता 
है तथा इसका लिग वही बना रहता है-- अर्थात्‌ नपूं० 
चाहे पूर्वदर का कुछ भी लिंग हो--कन्यान्तरम्‌ 
| अन्याकन्या ), राजान्तरं (अन्यो राजा), गुहान्तरम 
(अन्यद्‌ गृहम्‌), इसका अनुवाद बहुघा “अन्य” शब्द 
से किया जाता है)--इृदमवस्थान्तरमारोपिता-- 
श० ३, परिवर्तित दशा; (ख) विविध, विभिन्न (ब० 
व० में प्रयुक्त )-लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेष॒-ह० 
४।२, 2, विद्येषता, (विशिष्ट) प्रकार, विभेद, या 
किस्म--न्रौह्यन्तरेध्प्यणु:-त्रि ०, मीनो राव्यन्तरे--तद्‌ ० 
3. दु्परुूता, आलोच्य स्थल, असफलता, दोष, सदोष 
स्थल,-प्रहरेदन्तरे रिपुं-शब्द ०, सुजयः खल तादगन्तरे- 
कि. २।५२, 4. जमानत, प्रत्याभूति, प्रतिभूति, 5. 
सर्वे श्रेष्ठता,-गुणान्तरं ब्रजति शिल्पमाधातु:-मालवि० 
१।६ (यह अर्थ ११ संख्यान्तगगंत से भी जाना जा 
'सकता हे), 6. ब्रस्त्र (परिधान) ॥7. प्रयोजन, 
आशय (मल्लि०--रघु% १६।८२) 8. प्रतिनिधि, 
स्थानापत्ति, 49. हीन होना। सम०--अपषत्या 
गर्भवती स्त्री,--श॒ (वि०) अन्दर का रहस्य जानने 


४८  ) 


वाला, प्राज्ञ, दूरदर्शी,-नान्त रज्ञा: श्रियो जातु प्रियरासां 
न भूयते--कि० ११।२४,--दिशा (अन्तरा दिक) 
परिधि का मध्यवर्ती प्रदेश या दिशा,--प्रु (प्‌) रुषः 
आन्तरिक मानव, आत्मा (मानव के अन्दर निवास 
करन वाला देवता जो कि उसके सब कार्यों को देखता 
है)--प्रभवः मिश्रित जाति में जन्म लेने वाला,--र्थ 
“स्थायिन,--स्थित (वि० ) . आभ्यन्तरिक, आंतरिक, 
अन्तहित 2. अन्तःक्षिप्त:, अन्तवर्ती । 

अन्तरतः (अव्य० ) [अन्तर--तसिल | . भीतर, आंतरिक 
रूप में, मध्य, 2. के अन्दर (संब० के साथ) । 

अन्तरतम (वि०) [अन्तर--तमप्‌ ] अत्यन्त निकट, आंत- 
रिक, निकटतम, घनिष्ठतम, सदृशतम--मः उसी श्रेणी 
का अक्षर । 

अन्तरय: -- रायः | अन्तर--अयू--अच ] अवरोध, बाघा, 
रुकावट,-स चेत्‌ त्वमन्तरायो भवसि च्यूतों विधि:--- 
रघु० ३।४५, १४।६५, अस्य ते बाणपथवर्तिन: कृष्ण- 
सारस्य अन्तरायों तपस्विनी संवृत्ती--श० (पाठ०) 

अन्तरयति [ना० धा०--प्र० ] . बीच में डालना, हटाना, 
स्थगित करना, भवतु तावदन्तरयामि--उत्तर ० ६, 2. 
विरोध करना, 3. दूर हटाना, पीछे से धकेलना । 

अन्तरयण -- अन्त रय 

अन्तरा (अव्य०) [अन्तरेति--इण्‌ -|-डा ] 4: (क्रि० वि० के 
रूप में) (क) भीतर, अन्दर, भीतर की ओर (ख) 
मध्य में, बीच में, त्रिशडकुरिवान्तरा तिष्ठद--श० २, 
रघु० १५१२०, (ग) मार्ग में, बीच में विल्ंबेथां च 
मांतरा--महावीर ० ७२८ (घ) पडौस में, निकट ही, 
लगभग (डः) इसी बीच में (च) समय समय पर, 
यहाँ वहाँ, कभी कभी, कुछ समय तक, अब, अभी 
-अन्तरा पितृसक्तमन्तरा मातृसंबद्धमन्त रा शुकनासमय 
कुवेन्नालापं--का० ११८, 2. (कर्म के साथ सं० अव्य ० 
को भांति) (क) अन्तरा त्वां मां च कप्ण्डल:--महा ० 
(ख) के बिना, सिवाय--न च प्रयोजनमन्तरा चाणक्य: 
स्वप्नेपि चेष्टते--मुद्रा० ३। सम०--अंसः छाती,--- 

, भवदेहः,--भवसत्त्वम्‌--आत्मा या जीवात्मा, जो जन्म 

ओर मरण की अवस्थाओं के बीच में रहता है,--दिश 
दे ०---अन्तदिश्‌---वेदिः-दी (स्त्री ).स्तंभाश्रित वरांडा, 
दहलीज, ड्योढ़ी 2. एक प्रकार की दीवार--रघु० 
१२।९३,--शइंगम्‌ (अव्य०) सींगों के बीच में । 

अन्तराय:--अंतरय: तु० क्‍ 

अन्तरालम्‌ ! [अन्तर व्यवधानसीमाम्‌ आराति गह्लति- -- 

अन्तरालकम्‌ । अन्तर--आ-- रा+क रस्य लत्वम्‌ | . 
मध्यवर्ती प्रदेश, स्थान, या काल, अवकाश--दक्षि- 
णस्या: पूर्वस्थाइ्च दिशोरन्तरालं दक्षिणपूर्वा--सिद्धा ०, 
अंतराले बीच में, के मध्य, के बीच, अवकाश के 
समय, बाष्पांभ: परिपतनोद्गमान्तराले-उत्तर० १३३ १, 


( 


2. भीतर, अन्दर, भीतरी या मध्यभाग 3. मिश्रित 
जाति या समुदाय । 

अन्तरि (री ) क्षम [अन्तः स्वर्गंपथिव्योमंध्ये ईक्ष्यते--इति-- 
अन्तर--ईक्ष-- घञ्, पृषो ० हस्वः वा] आकाश और 
पृथ्वी के बीच का मध्यवर्ती प्रदेश, वायु, वातावरण 
आकाश । सम०--उदरम वातावरण का मध्य,--गः, 
-“ चरः पक्षी,---जरूमस ओस,--लोकः मध्यवर्ती प्रदेश 
जो कि एक स्वतंत्र लोक समझा जाता है । 

अन्तरित (वि०) [अन्त:--इ३--क्त] !. बीच में गया हुआ, 
अन्तवर्ती, 2. अन्दर गया हुआ, गुप्त, ढका हुआ, पृथक्‌ 
किया हुआ, अदृश्य, पादपान्तरित एवं विश्वस्तामेनां 
पश्यामि--श ० १, लता के पीछे छिपा हुआ,---सारसेन 
स्वदेहान्तरितो राजा- हि० ३, पर्द के पीछे छिपा हुआ 
3. अंदर गया हुआ. प्रतिबिबित---स्फटिकभि च्ष्यन्त रि- 
तान्‌ मृगशावकान्‌ (क) अवरुद्ध, बाधित, रोका गया-- 
त्वद्वांच्छान्तरितानि साध्यानि मुद्रा ० ४। १५, नोपालम्य: 
देवान्तरितपौरुष:--पंच०  २।१३, (ख) पृथक्कृत, 
अदृश्य, रुद्धदृष्टि, मुह॒र्तान्तरितमाधवा दुर्मनायमाना 
माल० ८, मेघेरन्तरित: प्रिय तव मुखच्छायानुकारी 
शशी--सा० द० (ग) डूबा हुआ, तिरोहित 4. 
ओझल, नष्ट, वियुक्त, संहृत--अन्तरिते तस्मिन शबर- 
सेनापतो का० ३३, 5. अतिक्रांत, भूला हुआ । 


अन्तरीपः [अन्तमंध्ये गता आपो यस्य--ब० स०, आत 
ईत्वम्‌| भूमि का टुकड़ा जो समृद्र के भीतर चला 
गया हो, भूनासिका, द्वीप । 

अन्तरीयम्‌ [अन्तर--छ | अधोवस्त्र । 

अन्तरेण (अव्य०) [अन्तर--इण्‌--ण] 4. [कर्म० के साथ 
सं० अव्य० के रूप में] (क) सिवाय, के बिना, क्िया- 
न्तरान्त रायमन्तरेण आय द्रष्ट्मिच्छामि---मुद्रा ० ३, न 
राजापराघमन्तरेण प्रजास्वकालमृत्युश्वरति --उत्तर० 
२, मामिक: को मरन्दानामन्तरेण मधुवब्रतम्‌ -- भामि० 
१।११७, (ख) के विषय में, संकेत करते हुए, के संबंध 
में--अथ भवन्‍न्तमन्तरेण कीदृशो&स्या दृष्टिराग: - श० 
२, तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण महदुपालम्भन गतो$स्मि 
-“श० ५, (ग) के बीच में, त्वां मां चान्तरेण 
कमण्डलु:---महा ० 2. (क्रि० वि०) (क) के बीच में, 
के मध्य (ख) हृदय में । 

अन्तगंत | (वि० ) [अन्त:-+ गम्‌--क्त, णिनिर्वा] . बीच 

अन्तर्गामिन | में मध्य में, गया हुआ, (बुरे शब्द की भांति) 

बीच में आया हुआ, 2. अन्तःस्थित, अन्तःसम्मिलित, 


विद्यमान, संबद्ध 3. गुप्त, आन्तरिक, अन्दर की ओर, | 


रहस्य, गूढ़,--अन्तग्रेतमपास्तं मे रजसो5पि परं तमः--- 
कु० ६।६०, सोमित्रिरन्तगंतबाष्पकंठ:---रघु० १४।॥५ ३ 
नेत्रवक्‍त्रविकारेइ्च लक्ष्यतेडन्तर्गतं मनः--पंच ० १।४४, 
4. स्मृतिपथ से गया हुआ, भूला हुआ, 5. नष्ट हुआ 


४९ ) 


हुआ, ओझल, 6. अदृष्ट ।+ सम०--उपमा गुप्त 
उपमा,--मनस्‌-- अंतर्मनस्‌ तु० । 

अन्तर्घा [अन्तर-|- घा--अझू] आच्छादन, गोपन,---अन्तर्घा- 
मुपययुरुत्पलावलीषु---शि० ८।१२। 

अन्तर्धानम्‌ [ अन्तर-- धा-+-ल्यूद | अदृश्य होना, ओझलपना, 
दृष्टि से चूक जाना--- व्यसनरसिका रात्रिका पालि- 
कोयम्‌--काव्य ० १०; गम या इ८-अदृश्य होना, 
ओझल होना । 

अर्न्ताध: (स्त्री०) [ अन्तर--घा-+कि ] ओझल होना, 
गोपन । 

अन्तभ्रंवः (वि०) 
ओर, आन्तरिक । 

अन्तर्भावः [अन्तर ---भू+घजञ्_]॥ अन्तर्भत या अन्तमिलित 
होना, अन्तगेत होना,--तेषां गृणानामोजस्यन्तर्भाव:--- 
काव्य ० ८, 2, अन्तहित भाव । 


अन्तर्भावना [अन्तर्‌-)-भू--णिच्‌--ल्युट| . सम्मिलित 
करना, 2. अन्तश्चिन्तन या चिन्ता । 

अन्तर्य (वि०) [अन्तर-- यत्‌ ] आन्तरिक, बीच में । 

अन्तहित (वि०) [अन्तर--धा-+कत] . बीच में रक्‍्खा 
हुआ, पृथक्कृत, दृष्टिरुद्ध, गृप्त, छिपा हुआ--अन्तहिता 
शकुंतला वनराज्या---श० ४, 2. ओझल हुआ, नष्ट, 
अद्व्य---अन्तहिते शशिनि---श० ४|२; । सम० 
-“--आत्मन्‌ (पुं०) शिव | क्‍ 

अन्ति (अव्य०) [ अन्त-+-३ ] पास में (संब० के साथ), 
(स्त्री०-तिः:) बड़ी बहन (नाटकों में) । 

अन्तिका [अन्त-]-॥ स्वार्थ कन्‌ टाप] 7. बड़ी बहन 2. 
चूल्हा, अंगीठी, 3. एक पोघे का नाम (सातलाख्य या 
शातलाख्य औषधि ) । 

अन्तिक (वि०) [अन्त: सामीप्यमस्थातीति--अन्त--ठन्‌ |] 
]. निकट, समीप (संब० या अपा० के साथ), 2 
पहुंचने वाला, 3. टिकाऊ, तक,--कम््‌ निकटता, 
सामीप्य, पड़ोस, उपस्थिति,-न त्यजन्ति ममरन्तिकम्‌-- 
हि० १।४६, 'न्‍्यस्त---रघु० २।२४ कर्ण---चर--छ ० 
१।२४, (क्रि० वि०) [संब० और अपा० के साथ अथवा 
समास के अन्त में ] निकट, पड़ौस में,--अन्तिक  ग्रामात्‌ 
ग्रामस्य वा--सिद्धा ०, सामीप्य या सन्निधि में, अन्ति- 
केन--निकट (संब० के साथ ) अन्तिकातू--निकट, पास 
से, से (अपा० या संब०) 'कादागत,-अंतिके निकट, 
-दमयन्त्यास्तदान्तिके निपेत:: नल० १॥२२। सम० 
-आश्रयः पास की वस्तु का सहारा लेने वाला, लगातार 
सहारा (जंसा कि वक्ष के ह्वारा लता को दिया 
जाता है) ! | 

अन्तिम (वि०) [अन्त-|-डिमच्‌ | . तुरन्त बाद आनेवाला, 
2. आखरी, अन्त का, चरम--अजातमतमूर्खाणां वरमा- 
दयौन चान्तिम:---हि० १,। सम०--अंकः आखरी 


[अन्तर 


|्भ 


भवतोति--भू-|-अच | अन्दर की 


( 


अंक, नो की संख्या,---अडगलि:--छोटी (कनिष्ठिका ) 
अंगुली । 

अन्ती [अन्त+३इ+ डीप ] चल्हा, अंगीठी । 

अन्ते--दे ० “अन्ततः:” के नीचे । 

अन्त्य (वि०) [अन्त+यत्‌ | 4. अन्तिम, चरम (अक्षर या 
शब्द आदि) अन्त में (समय, क्रम या स्थान की दृष्टि 
से) जसे कि अक्षरों में हु, नक्षत्रों में 'रेवती', अन्त्ये 
वयसि-बूढ़ी अवस्था में-रघु० ९॥७९, अन्त्यम्‌ ऋणम- 
रघु० १।७१ अन्तिम ऋण, “ममंडनं--८।७१, कु० 


४२२, 2. तुरन्त बाद में, (समा०) 3. निम्नतम, 


अधम, घटिया, नीच, -न्त्यः 4. अधम जाति का मनष्य, 
2. शब्द का अंतिम अक्षर 3. अंतिम चांद्र मास अर्थात 
फाल्गुन 4. म्लेच्छ,--त्या अधम जाति की स्त्री,--त्यम्‌ 
4. सी नील की संख्या | 200०0००००००००००००० ) 
2. मीन राशि 3. प्रगति का अंतिम अंग। सम० 
--अवसायिन्‌ (पं ०-यी, स्त्री-यिनों) अधम जाति की 
स्‍त्री या पुरुष, निम्नांकित शात इसी श्रेणी से संबंध रखने 
वाले समझ जाते हेँ,--चांडाल: श्वपच: क्षत्ता सूतो 
बदेहकस्तथा, मागधायोगवाौ चंबव सप्तैतेषन्त्यावसायिन: । 
--अआहृति:,-इष्टिः (स्त्री० )-कर्मनःतक्रिया उन्‍्त्येष्टि 
संस्कार की आहुतियाँ या औध्वेदेहिक संस्कार, 
 --ऋणम तीन क्रणों में अंतिम जिससे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उक्रण होना हैँ अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति करना, 
दे० अनुण,--जः,-जन्मन्‌ (पुं०) . शृद्र 2. सात नीच 
जातियों (चांडाल आदि) में से एक;--जन्मन्‌,-- 
जाति,--जातोय (वि०) 4. नीच जाति में उत्पन्न 
होने वाला, 2, शुद्र 3. चांडाल --भम अंतिम चान्द्र 
नक्षत्र-रेवती,---युगम्‌ अन्तिम अर्थात्‌ कलियुग,--योनि 
(वि०) नीच वंश का मन॒० ८।६८,--लोप: शब्द के 
अन्तिम अक्षर का लोप करना,--वर्ण :,--वर्णा नीच 
जाति का पुरुष या स्त्री, शद्र, या श॒द्वा । 


अन्त्यकः [अन्त्य एवेति स्वार्थ कन] नीच जाति का पुरुष । 

अन्त्रम [अन्त्‌+ ष्टनू--अम्‌ +- क्त वा ] आँत, अंतड़ी--अन्त्र- 
भेंदनं कियते प्रश्रयरच-- महावी र० ३ । सम०--कज:, 
--कजनम,--विकजनम--आंतों में होने वाली गड़- 
गड़ाहट को आवाज,--वद्धिः (स्त्री०) आंत उतरने 
की बीमारी, हरणिया, अंडकोश बढ़ने का रोग, 
--शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वाली एक नदी 
“ल्रज्‌ (स्त्री०)अंतडियों की माला (जिसको न सिह ने 
धारण किया ) 


अन्त्रंधमि: (स्त्री०) अजीणं, अफारा । 

अन्दुः--दू: (स्त्री०) | [अन्द्‌-+कु पक्ष ऊछू, स्वार्थ कन घ | 
अन्दु (द) 4. श्रृंखला, या हथकड़ी बंड़ी 
2. हाथी के पैरों को बांघने के लिए जंजीर, 
नपुर | 


) 


अस्दीलनम्‌ [अन्दोल-+ल्यूट] झूलना, घमाऊ, कंपनशील 
द्वीक चामरान्दोलनात--उद्धूट ० । 

अन्ध्‌ (चु० उभ ०) . अंधा बनाना, अधा करना--अंधयन्‌ 
भंगमाला: शि० ११।१९, 2. अंधा होना । 

अन्ध (वि०) [अन्धू+अच्‌ | . अंघा (शब्द ० और आलं० 
प्रयोग | दृष्टिहीन, देखने में असमर्थ (किसी विशिष्ट 
समय पर), अंधा किया हुआ, स्रजमपि शिरस्यन्ध 
क्षिप्तां धनोत्यहिशड्धया-श ० ७।२४, मदान्ध:--नश में 
अंधा, इसी प्रकार दर्पान्ध:, क्रीधान्ध:, 2. अंधा बनाने 
वाला, दृष्टि को रोकन वाला, नितांत पूर्ण अंधकार; 
सीदन्नन्धे तमसि--उत्तर ० ३।३८--धम्‌ . अंधकार 
2, जल, पंकिल जल । सम०--कारः अंधेरा (शब्द० 
और आहलं ० ), काम, मदन ,---अन्धका रतामपयाति 
चक्षः--का ० ३६, धघमिल हो जाती हे,---कपः . क॒ुआँ 
जिसका म्‌ह ढेका हुआ होता हैँ, ऐसा कुआँ जिसके 
ऊपर घास उगा हुआ हो 2. एक नरक का नाम 
>तमसम,-तामसम्‌, अन्धातमसम्‌--गहन अंधकार, पूरा 
अंधेरा--रघ ० ११।२४,--तामित्र:--श्रः (/तामिस्रम ) 
नितांत गहन अंधकार,--धी (वि०) मानसिक रूप से 
अंघा,--पृतना राक्षसी जो बच्चों में रोग फैलाने वाली 
मानी जाती है । 


अन्यकरण (वि०) [अन्धकृ- ल्युट | अंधा करने वाला । 

अन्धंभविष्णु--भावुक (वि०) [अन्धंभ- इष्ण चू, उकज्य 
वा] अंधा होने वाला । 

अन्धक (वि०) [ अन्ध+कन्‌ ] अंधा,--क्: कश्यप और 
दिति का पुत्र जो राक्षस था और शिव के हाथों मारा 
गया था । सम०--अरिः,--रिपु:,--शत्र,--घाती 
“>असुहृद्‌ अंघधक को मारत वाला, शिव की उपाधि 
--बतें: पहाड़ का नाम,--वृष्णि (पुं० ब० व०) अंघक 
ओर वष्णि के वंशज । 

अन्धस (न०)[ अद+ असुन नम्‌ घरच | भोजन,-ह्विजाति 
शेषण यदेतदन्‍्धसा--कि० १३३९. । 

अन्धिका [ अन्यूत॑ण्वलइत्वम्‌ टापू थ ]॥ रात्रि, 2. एक 
प्रकार का खेल, आंखमिचौनी, जूआ 3. आँख का रोग । 

अन्धु: [ अन्ध्‌ + कु ] कुआँ । 

अन्ध्राः | अन्ध-- र, ब० व० ] १ एकदेश तथा उसके 

निवासी 2. एक राजवंश का नाम 3, संकर वर्ण का 
पुरुष । 


अश्नम [ अद-क्त, अनत+नन्‌ वा | . सामान्यतः: भोजन, 
2. अन्नमयंकोश 3. भात--न्नः स्यं । सम ० --अद्यम 
उपयुक्त आहार, सामान्य भोजन --अच्छादनम्‌, 
--वस्त्रमू भोजन वस्त्र, --कालः भोजन करने का 
समय, --किट॒ट: -- सलू तु०, >न्‍क्टः भात का 
बड़ा ढेर, --कोष्ठक: त. डोली, अनाज की कोठी 2 
विष्णु 3, सूर्य, --गंधिः पेचिश दस्तों की बीमारी, 


( ५१०: ) 


“+जलम्‌ अन्न और जल,--दास: भोजन मात्र पाकर सौतेली माता का पुत्र, अघंभ्राता (-या) अर्ध-भगिनी 


सेवा करन वाला दास या नोकर, --देवता आहार >ऊढा (वि०) दूसरे से विवाहित, दूसरे की पत्नी 
की सामग्री की अधिष्ठात्री देवी, --दोषः निषिद्ध ->क्षेत्रम !. दूसरा खत 2. दूसरा देश या विदेश ३ 
भोजन के खाने से उत्पन्न पाप, --द्लेषः भोजन में दूसरे की पत्नी, --गे, -गासिन (वि०) 4. और 
अरुचि, भूख का अभाव,---पूर्णा दुर्गा देवी का एक रूप के पास जाने वाला, 2, व्यभिचारी, रूम्पट, --पमोत्र 
(अर्थात्‌ सम्पन्नता को देवी) --प्राइः, --प्राशनम्‌ (वि०) दूसरे कुल या वंश का, --चित्त (वि०) किसी 
१६ संस्कारों में से एक संस्कार जबकि नवजात बारूक और पदार्थ पर ध्यान लगाने वाला, दे० मनस्‌, --ज 
को पहली बार विधिवत भोजन देने की क्रिया सम्पा- ->जात ( वि० ) भिन्न कुल में उत्पन्न,--जन्मन (नपुं०) 
दित की जाती है, यह संस्कार ५ से ८ महीने के मध्य दूसरा जीवन, पुनर्जन्म, आवागमन, --दुवह (थ्ि०) 
(प्राय: छठ मास में--मन्‌ ० २।३४) किया जाता हैं, जो दूसरे को सहन न कर सके---देवत, (वि०) 
-अह्यन, --आत्मन्‌ (१०) आहार का प्रतिनिधित्व दूसरे किसी देवता को संबोधित करने वाला या मंत्र द्वारा 
करने वाला ब्रह्म--भुज्‌ (वि०) भोजन करने वारा उल्लेख करने वाला,--नाभि (वि० ) किसी दूसरे कुल से 
शिव की उपाधि, --मय (वि०) दे० नीचे, --मलम्‌ संबंध रखने वाला, -- पदार्थ: 4. दूसरी वस्तु 2. दूसरे 
, विष्ठा, 2. मदिरा,--रक्षा भोजन करने में सावधानी शब्द का भाव, ढप्रधानो बहुत्रीहि:--बहुब्नीहि समास 
-- रसः आहार का सत, पक जाने पर अन्न के भीतरी निश्चित रूप से अन्यपुर्ठषप्रधान होता है,--पर (वि०) 
गूदे से बना रस, --बस्त्रमु-- आच्छादतम्‌ तु० . दूसरों का भक्त 2, किसी दूसरे का उल्लेख करने 
व्यक्हारः खानपान संबंधी प्रथा या विधि अर्थात्‌ दूसरों वाला ता दूसरे से पाला हुआ 
के साथ मिलकर खाना या न खाना, --शेषः जठन या पाली हुई, कोयल की उपाधि, जो कि कौवे के द्वारा 
उच्छिष्ट---संस्कारः देवताओं के निमित्त अन्न का पाली हुई समझी जांती हैं अत एवं “अन्यभुत्‌' कहलाती 
समपंण । हं--अप्यन्यपुष्टा प्रतिकलशब्दा कु० १।४५, कलरूमन्य- 
अन्नमय (वि०) (स्त्री०--पी) [अन्न--मयट्‌] अन्न वाला भूतासू भाषितमू--रधु० ८५९, --धूर्वा . वह स्त्री 
या अन्न से बना पदाथ ० कोरा '---पः भोतिक॑ शरीर ॥ जि सका वारगदान किसी ओऔर के साथ ट़ो चुकी हे ८ पुर्त- 
स्थूलशरीर, जो अन्न पर ही आधारित है तथा जो कि विवाहित विघवा,--बीज:,--बीजसमुदधू व ६ इक%६+ह 
आत्मा का पाचर्वाँ वस्त्र या परिधान हैँ, भौतिक संसार, गोद लिया हुआ पुत्र (दूसरे माता पिताओं से उत्पन्न) 
स्थूलतम तथा निम्नतम रूप जिसके द्वारा ब्रह्म अपने वह जो कि औरस पुत्र के अभाव में गोद लिया जा 
आपको सांसारिक सत्ता के रूप में प्रकट करने वाला सके,--भृत्‌ (पु०) कोवा (दूसरों को पालने वाला) 
माना जाता है,--यम्‌ अन्न की बहुतायत । 7 मनस्‌,-- सनस्क,-- मानस (वि०) . अवधानहीन 


2, चंचल, अस्थिर,--मातुज: अध श्राता (दूसरी मां से 
उत्पन्त ) ,--रूप (वि०) परिवर्तित या बदले हुए रूप 
वाला,--लिग,--गक ( वि० ) दूसरे शब्द के लिग वाला 


से भिन्न- को अपेक्षा अर्थात नतामशब्द, विशेषण, -- वाप:ः कोयछ,---विव्धित 
से भिन्न, “की अपेक्षा ओर ( अपा० के साथ अथवा ( वि० ) --पुष्ट कोयरलू, _ संगम दूसरी स्त्री से रति 


समास म॑ अन्तिम पद) नास्ति जीवितादन्यदभिमततर- क्रिया, अवैध मैथन, -साधारण (वि०) बहुतों के लिए 


के फओ मा $* आकर घ्‌ 8 १ के ञ हे; अं] सामान्य,--स्त्री दूसरे की पत्नी, जो अपनी पत्नी न हो 
असाधारण, विशेष--अन्या जगद्धितमयी. मनस: 3 कनध* कह है “३०४: | या 
व पा - हर इस, शक ऑविंगो' अडाकि दूसरे कीपत्नीहोती हूँ अथवा अविवाहित कन्या जो 
--इसके अतिरिक्त, इसके साथ ही, तो फिर (वाक्‍्पों युवती तथा छज्जाशील होती हैं, दुसरे की पत्नी आमोद- 
का संयुक्त करने वाला); एक-अन्य एक-दूसरा-मेघ ० प्रमोद तथा उत्सवों के कि उत्सुक रहती हे 4 अपने 
७८, दे०, एक के नीचे भी अन्य-अन्य और और हुक के जिए आउक पु #-40-०ल्‍क होती हैं-- 
अन्यन्मुखे अन्यन्निवेहणे-मुद्रा ० ५, अन्यदुच्छृखलं सत्त्व- सा० द० १०८-११०) गः व्यभिचारी । 
मन्यच्छास्त्रनियन्त्रिम--शि० २।६२, अन्य-अन्य-अन्य | अ्यरके >>सन्‍्य | 
आदि, पहला, दूसरा, तीसरा चौथा आदि । सम०-- | अन्यतम (वि०) [अन्य-+ डतम | (संज्ञा शब्द की भांति कारक 
“असाधारण (वि०) जो दूसरों के प्रति सामान्य न के रूप) बहुतों में से एक, बड़ी संख्या में से कोई एक. 
हो, विशेष, --उदर्य (वि०) दूसरे से उत्पन्न (-यं:) / अन्यतर (वि०) [अन्य--तरप्‌] (सर्वनाम की भांति रूप), 


अन्य (वि०) [ नप्‌ ०--अन्यत्‌ ] . दूसरा, भिन्न, और 
सामान्यतः: दूसरा, ऑऔर--स एव त्वन्य: क्षणेन भवत्तोति 
विचित्रमेतत--भतं ० नी० ४०, 2, अपेक्षाकृत दूसरा 


| 


दी में से (पुरुष या पदार्थ) एक, दोनों में से कोई सा 
एक (संब० के साथ), संत: परी क्ष्यान्यत 
मालवि० १।२, अन्यतरस्थाम्‌ (रा का अधि० ए० 
व०) किसी तरह, दोनों तरह, इच्छानुरूप । 

कमा (क्रि० वि०) [अन्यतर--तसिल | दो मे से एक 

र्‌। 

अन्यतरेय: (अव्य०) [अन्यतरस्मिननहनि --अन्यतर-एद्यू 
नि०] दी में से किसी एक दिन, एक दिन, दूसरे दिन । 

अन्यतः (अव्य०) [अन्य--तसिल | १. दूसरे से 2. एक 
ओर, अन्यत:---अन्पतः, एकतः-- अन्वतः---एक ओर 
->दूसरी ओर, तपनमण्डरूदीपितमेकत: सततनैश- 
तमोवृतमन्यत:--कि ० ५१२, 3. किसी दूसरे कारण या 
प्रयोजन से । 

अन्यत्र ( अवग्य ० | [अन्य -|-त्र ल | ( आय: ८८ अन्य स्मिन-- 
संज्ञाया विशेषण के बल से ) . और जगह, दूसरे स्थान 
पर 2. किसी दूसरे अवसर पर 3. सिवाय, के बिना 
4. अन्यथा, दूसरी अवस्था में । 


अन्यथा (अव्य०) [अन्य+थाल] . वरना, दूसरी रीति 
से, भिन्‍न तरीके से>--यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न 
तदन्यथा--हि ० १, अन्यथा-अन्यथा एक प्रकार से-- 
दूसरे ढंग से, अन्यथाकृ दूसरी तरह करना, परिवतेन 
करना, बदलना, बिगाड़ना, मिथ्या करना>-त्वया 
कदा चिदपि मम वचन नान्यथाकृतम्‌ पंच० ४, 2. नहीं 
तो, वरना, इसके विपरीत--व्यक्तं नास्ति कथमन्यथा 
वासंत्यपि तां न पश्येत--उत्तर० ३, 3. इसके विपरीत 
4. मिथ्यापन से, झूठपने से--किसन्यथा भट्टनी मया 
विज्ञापितपूर्वा--विक्रम ० २, 5. गलती से, भल से, 
ब्रे ढंग से जसा कि अन्यथा सिद्ध दे० नीचे। सम० 
-अनुपपत्ति: (स्त्री ०) दे० अर्थापत्ति,---कार: परिवतंन 
अदल बदल, (--कारम ) [क्रि० वि०] भिन्‍न तरीके से 
भिन्‍न ढंग से--पा० ३।४॥२७,--ख्याति: (स्त्री०) 
शक्ति की गलत अवधारणा, सामान्य रूप से (दरश्शन- 
शास्त्र में) मिथ्या अवधारणा,--भावः अदलबदल, 
परिवर्तन, भिन्‍नता,--वादिन्‌ (वि०) भिन्‍न. रूप से 
या मिथ्या बोलने वाला, (विधि में) अपलापी साक्षी 
--वत्ति (वि०) 4. परिवर्तित 2, बदला हुआ 3. भावा 
विष्ट, सबल संवेगों से विफक्षब्ध---मेघ० ३,-सिद्ध 
(वि०) जो मिथ्या ढंग से प्रदर्शित या प्रमाणित किया 
गया हो, (न्याय में) उस कारण को कहते हैं जो सत्य 
न हो, तथा जो केवल मात्र आकस्मिक एवं दूरगामी 
परिस्थितियों का उल्लेख करे,सिद्धम,--सिद्धिः 
(स्त्री०) भिथ्या प्रदर्शन, अनावश्यक कारण, आक- 
स्मिक या केवल मात्र सहवर्ती परिस्थिति--भाषा ० 
प० १६,--ह्तोत्रम--व्यंग्योक्ति, ताना, व्यंग्य । 
यदा (अव्य०) [अन्य--दा ] ।. किसी दूसरे समय, दूसरे 


५२ ) 


अवसर पर, 
पृंसां क्षमा लज्जेव योषिताम्‌ शि० २४४, रघु० 
११।७३, ०. एक बार, एक समय प्र, एक अवसर पर 
3. किसी समय । 
अन्यदोय (वि०) [अन्यदा-+-छ] . किसी दूसरे से संबंध 
रखने वाला 2. दूसरे में रहने वाला। 
अर्न्याहि (अव्य०) [अन्य-+ हिल] किसी दूसरे समय ( 
 अन्यदा ) । 
अन्यादक्ष---श्‌ू--श (वि०) [अन्य इव पर्यति | 
+ कस, क्विनू, कड्ज वा आत्वम्‌ च] परिवर्तित, असा- 
धारण, अनोखा । 


अन्याय (वि०) [न० ब०] न्यायरहित, अनुपयुक्त,-य 
4. कोई न्याय रहित या अवधकृत्य--दे० “न्याय 
अन्यायेन अन्याय के साथ, अनुचित ढंग से 2. न्याय 
का अभाव, औचित्य का अभाव 3. अनियमितता । 

अन्याथिन्‌ (वि० ) [अन्याय-- णिनि] न्यायरहित, अनुचित । 

अन्याय्य (वि०) [न० त०]१. न्याय रहित, अवेध 2. अनु- 
चित, अशोभनीय 3. अप्रामाणिक । 

अन्यून (वि०) [न० त०] दोष रहित, त्रुटिहीन, पूर्ण, समस्त 
सकल,- अधिक न त्रुटिपूर्ण न आवश्यकता से अधिक । 
सम ०---अंग (वि०) निदर्षि अंगों वाला । 

अन्यद्यः (अव्य०) [अन्य--एद्य: नि० ] . दूसरे दिन, अगले 
दिन, अन्येयूरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना--रघु ० 
२।२६, 2, एक दिन, एक बार । 

अन्योन्य (वि०) [अन्य--कमंव्यतिहारे द्वित्वम्‌, पूर्व॑पुदे 
सुश्च | एक दूसरे को, परस्पर (सवनाम की भांति) 
प्रायः समस्त पदों में, 'कलहः पारस्परिक झगड़ा, इसी 
प्रकार घातः; --न्यम्‌ (अव्य ०) आपस म। सम० 
--अभावः पारस्परिक सत्ता का न होना, अभाव के दो 
प्रकारों मं से एक, (भेद का समानार्थक ),--आश्रय 
(वि०) आपस में एक दूसरे पर निभर, (--यः ) आपस 
में या बदले की निर्भरता, का्यकारण का (न्याय मं) 
इतरेतर संबंध---उक्तिः (स्त्री०) वार्तालाप,--भेदः 
पारस्परिक द्वंष या शत्रता,--विभागः साझीदारों द्वारा 
रिकथ का पारस्परिक विभाजन (बिना किसी और 
पक्ष के सम्मिलित हुए),--वरत्तिः (स्त्री०) किसी 
वस्तु का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव,--व्यतिकर:, 
-- संश्रयः इतरेतर क्रिया या प्रभाव, कार्य कारण का 
पारस्परिक संबंध । 

अन्वक्ष (वि०) [अनुगत: अक्षम्‌ इन्द्रियम--ग० स०] 
, दद्य 2. त॒रन्त वाद में आने वाला,--क्षम्‌ (अव्य० ) 
. बाद में, परचात्‌ 2, तुरंत बाद मं, सामने, सीध--- 
या० ३।२१ । 

अन्वक (अव्य०) [अनु-+अज्च्‌ -+ क्विप्‌ नपुं० ए० व०| 
बाद में, 2. पीछे से 3. मंत्रीभाव से व्यवहृत, अनुकूल 


( 


रूप में, अन्वग्भ्त्वा,--भावम्‌,--आस्ते मित्रतापुर्वक 
व्यवहृत होना 4. (कमं० के साथ ) परचात्‌ ताम्‌ 
अन्वग्ययाीँ मध्यमलोकपाल:--रघु ० २।१६ । 

अन्वञ्च (वि०) [अन॒+-अज्च्‌ +-क्विप्‌ | पीछे जाने वाला 
पीछा करने वाला, अनचि पीछ को ओर, पीछ से । 

अन्वयः [ अन॒+-३६--अच्‌ | . पीछे जाना, अनुगमन, अनु- 
गामी, परिजन, सेवकवर्ग--का त्वमेकाकिनी भी 
निरन्वयजने वने-भद्धि ० ५।६६, 2. साहचये, मेलजोल 
संबंध, 3. वाक्य में शब्दों का स्वाभाविक क्रमया 
संबंध, व्याकरण विषयक क्रम या संबंध,-तात्पयणख्यां 
वृत्तिमाहु: पदार्थानन्‍्वयबोधनं---सा० द०; शब्दों का 
यक्तियक्त संबंध 4. तात्पयं, अभिप्राय, प्रयोजन 5 
जाति, कुल, वंश--रघ्‌णामन्वरय वक्ष्यं---रघु० १९, 
१२।६, 6. वंशज, सन्तति, बाद में आने वाली सन्तान- 
ताभ्य ऋते अन्वय:--या ० १।११७, 7. कार्यकारण का 
तकंसंगत संबंध, तकंसंगत नेंरन्तय,-जन्मायस्य यतो5- 
न्वयादितरत:---भाग० ८, (न्या० में) [हेतुसाध्ययो- 
वर्याप्ति रन्वय: |--भा रतीय अनमितिवाद में साध्य और 
हेतु की सतत तथा अपरिवर्त्य सहवरतिता का वर्णन । 
सम ०--आगत (वि०) आन्‌वंशिक,---ज्ञः वंशावली 
प्रणता, रघु० ६।८,--व्यतिरेकः ( को या कम) ॥. 
विधायक और निषधात्मक प्रतिज्ञा, सहमति और 
वेपरीत्य अर्थात्‌ भिन्नता 2. नियम और अपवाद, 
--व्याप्तिः (स्त्री० ) स्‍्वीकारात्मक प्रतिज्ञा या सहमति, 
अंगीकारसूचक सामान्यपद । 

अन्वर्थ (वि०) [अनुगतः अथंम्‌--प्रा० स०] शब्द की 
व्यत्पत्ति के द्वारा ही जिसका अर्थ आसानी से जाना 
जा सके, भाव के अन॒कल, साथक--तथव सो5भ्दन्वर्थो 
राजा प्रकृतिरञ्जनातृ-रघु० ४।१२, अन्वर्था तंवसुन्धरा 
“+कि० ११।६४।॥ सम०--प्रहणम्‌ शब्द के अथ 
को शब्दश: स्वीकार करना, (विप० रूढ़ ),-- संज्ञा 
. उपयुक्त नाम, एक पारिभाषिक नाम जो अपना 
अर्थ स्वयं प्रकट करता है, 2. यथार्थ नाम जिसका 
अर्थ स्पष्ट हैं । 

अन्ववकिरणम्‌ [अन---अव-+क +-ल्‍ल्यूट| क्रमपृूवक चारों 
ओर बखरना । 

अन्ववसगग: [अन-+-अव-+-सजू+घजञा ] 4. शिथिल करना 
2. इच्छानुसार व्यवहार करने देना, कामचा सनुज्ञा, 3 
स्वेच्छाचारिता | 

अन्ववसित [अनु+-अव--सो--क्त | (वि० ) संयुक्त, संबद्ध, 
बधा हुआ । 

अन्ववाय: [अनु+-अव-+-अयू+घजञा | जाति, कुल, वंश । 

अन्ववेक्षा [ अन-+अव-+ईक्ष-+-अरू-+टाप्‌ू | लिहाज़ 
विचार । 

अन्वष्टका [अनुगता अष्टकाम--प्रा ० स०] मार्गशीष मास 


ष्‌रे 


) 


की पृणिमा के पदचात्‌ आने वाले पौष, माघ और 
फाल्गन के क्ृष्णपक्ष की नवमी । 
अन्वष्टक्यम [अन्वष्टका-- यत्‌ | अन्वष्टका के दिन होने 
वाला श्राद्ध या ऐसा ही कोई दूसरा अनुष्ठान । 
अन्वष्टमदिशम्‌ (अव्य०) [प्रा० स०] उत्तर पश्चिम दिशा 
की ओर । क्‍ 
अन्वहम्‌ (अव्य०) [अनु+-अहन्‌--प्रा० स० |] दिन-ब-दिन, 
प्रति दिन । क्‍ 
अन्वाख्यानम[ अन+-आ-+ ख्या-+-ल्य॒ूट |बाद में उल्लेख करना 
या गिनना, पूर्वॉक्त का उल्लेख क रते हुए व्याख्या करना । 
अन्वाचयः [अन+-आ-+चि+-अच्‌ | . प्रधान कार्य का 
कथन करके गौण काये की उक्ति, मुख्य पदार्थ के साथ 
गोण पदार्थ का जोडना, 'च' निपात का एक अथे-- 
भो भिक्षामट गां चानय--यहां पर भिक्ष॒क के प्रधान 
कायये --(भिक्षार्थ बाहर जाने ) के साथ एक गौणकाये 
(गाय का ले आना ) भी जोड़ दिया गया हे 2. इस 
प्रकार का स्वयं एक पदार्थ । 


अन्वाजे (अव्य०) [अनु-आजि-+डें| (“उपजे' की भांति 
इसका प्रयोग 'क्ृ के साथ होता हे) दुर्बेल की सहायता 
करना, (यह विकल्प से उपसग समझा जाता हूँ) 
“कृत्य, या कृत्वा | 

अन्वादिष्ट (वि०) [अन॒ु+आ-+दिश्‌-+-क्‍त] 4. बाद में 
या के अनुसार, कहा हुआ, पुनः काम पर लगाया हुआ 
2. घटिया, गरोण महत्त्व का । 

अन्वादेश: [अनु+-आ-+- दिश्‌-+- घञ_ |] एक कथन के परचात्‌ 
दूसरा कथन, प्‌वक्त की पुनरुक्ति । 

अन्वाधानम्‌ [अनु+-आ-+-धा--ल्युट्‌ | अग्निहोत्र को अग्नि 
में समिधाएँ रखना । 

अन्वाधिः [अन॒+-आ--धा-+-कि] (व्यवहारविधि में) 
जमानत, किसी तीसरे व्यक्ति के पास घरोहर या प्रति- 
भूति जमा करना जिससे कि समय पर वह यथाथ 
स्वामी को सौंपी जा सके 2. दूसरी धरोहर 3. अनव रत 
चिन्ता, खंद, पश्चात्ताप । 

अन्वाधेयम-यकम्‌ [अन+आ-+-धा +-यत्‌ स्वार्थ कन्‌ च|] 
एक प्रकार का स्त्री-धन जो विवाह के पद्चात्‌ पित- 
कुल या पतिकुल की ओर से या उसके अपने संबंधियों 
की ओर से उपद्वार स्वरूप दिया जाय--विवाहात्परतो 
यच्च लब्धं भर्तेकुलात्स्त्रिया, अन्वाधेयं तु तद॒द्रब्यं 

ब्धं पित (बंध ) कुलात्तथा । क्‍ 

अन्वारम्भ:--भणम्‌ [अनु+आ-+रभ्‌ू+घण , ल्यूट वा 
मम्‌ च| स्पर्श, संपक, विशेषतया यजमान (यज्ञ का 
अनष्ठाता ) को पुनीत संस्कार के सुफल का अधिकारी 
बनाने के लिए स्पश करना । 

अन्वारोहणम [अन॒-+आ-- रुह + ल्य॒द | स्त्री का अपने पति 
के शव के साथ चिता पर बंठना । 


( ५४ ) 


अन्वासनम्‌ [अनु+-आस्‌ -+-ल्युट्‌| . सेवा, परिचर्या, पूजा 
2. दूसरे के पीछे आसनग्रहण करना 3. खंद, शोक । 

अन्वाहाय: (-यम्‌ ), -यंकम्‌ [| अन्‌+-आ+-ह+ ण्यत्‌ 
स्वाथ कन] पितरों के सम्मान में अमावस्या-के दिन 
किया जाने वाला मासिक श्राद्ध । 

अन्वाहिक (वि० ) [स्त्री ०--की | देनिक, प्रतिदिन का । 

अन्वाहित--तु ० अन्वाधय । 


अन्वित (वि० ) | अनु--३इ+क्त] . अनगत, अनुष्ठित, सहित, 
यक्‍त, 2. अधिकार प्राप्त, रखन वाला, आहत, प्रभा- 
वित (करण के साथ या समास मं) 3. संयक्‍त, जोड़ा 
हुआ, क्रमागत 4. व्याकरण को दृष्टि से संयुक्त । 
सम०--अथ ( वि० ) प्रकरण से ही जिसके अर्थ आसानी 
से समझ में आ सकें,---अथंबादः,--अभिधानवाद 
मीमांसकों का एक सिद्धांत जिसके अनुसार वाक्य में 
शब्दों का अर्थ सामान्य या स्वतंत्र रूप से नहीं होता 
बल्कि किसी विशेष वाक्य में एक दूसरे से संबद्ध होकर 
शब्द का जो अर्थ निकलता है, वही होता है । दे० 
काव्य ० २, अभिहितान्वयवाद भी यही सिद्धान्त हे । 

अन्वोक्षणम्‌--क्षा [अनु--ईक्ष-- ल्युट, अच वा] . खोज, 

. ढूंढना, गवेषणा 2. प्रतिबिब । 

अन्वीत--तु० अन्वित । 

अन्व॒चम्‌ (अव्य० ) [प्रा० स०] एक ऋचा के पदचात दूसरी 
ऋचा । 

अन्वेष:---घणम्‌--णा [अन-+-इष --घजञ् , ल्यट वा, स्त्रियां 
टाप्‌| दूढना 
न्वेषान्मधुकर हता:---श० १२४, रंध्रान्वेषणदक्षाणां 

- द्विषां रघु० १२११ । 

अन्वेषक, अन्वेधिन्‌, अन्‍्वेष्ट्र (वि०) [अनु--इष्‌-+-ण्वुल 
णिनि, तृच्‌ वा] ढूंढने वाला, खोजने वाला, पूछ ताछ 
करने वाला । 

अप (स्त्री०) [आप -+-क्विप्‌-- हस्वर्च]| (परिनिष्ठित 
भाषा में केवल ब० व० में ही रूप होते हं--यथा 
आप:, अप:, अड्धि:, अद्भायः २, अपाम, अप्सु, परन्तु 
वेद में एक वचन और द्विवचन भी होते है) पानी, खानि 
चव स्पशंदद्भिः--मनु ० २।६०, पानी बहुघा सृष्टि 
के पांच तत्त्वों म॑ सब से पहला तत्त्व समझा जाता है 
यथा---अप एवं ससर्जादों तासु बीजमवासुजत्‌--मनु० 
१।८, श० १।१ परन्तु मन॒ु० १।७८ में बतलाया गया 
हँ--कि मन, आकाश, वायू और ज्योति अथवा अग्नि 
के पदरचात्‌ तेजस या ज्योतिस्‌ से जलों की उत्पत्ति हुई। 
सम ०---चरः जलच र, जलीय जन्तु, --पतिः . जल 
का स्वामी वरुण 2. समुद्र, दूसरे समस्त पदों को शब्दों 
के अन्तग्त देखो 

अप ( अव्य० ). ( धातु के साथ जुडकर इसका निम्नांकित अर्थ 
होता है)-- (क) से दूर, अपयाति अपनयति (ख़) 


ह्रास,---अपकरोति-बरी तरह से या गलत ढंग से 
करता है ( ग) विरोध, निषध, प्रत्याख्यान--अपकषंति 
अपचिनोति (घ) वर्जत--अपवह, अपस (प्रेर०) 
2. त० और ब० स० का प्रथम पद होने पर इसके 
उपयुक्त सभी अथ होते ह---अपयानम, अपदब्दः---एक 
ब्राया भ्रष्ट शब्द,--- भी निडर, अपरागः असन्‍्तुष्ट 
(विप० अनुराग), अधिकांश स्थानों पर “अप' को 
निम्न प्रकार से अन॒दित कर सकते हैँ---'ब्रा' घटिया 
भ्रष्ट अशुद्ध अयोग्य' आदि 3. पथक्‍्करणीय अव्यय 
(अपा० के साथ) के रूप में--(क) से दूर--यत्सं- 

यपलोकेभ्यो लंकायां वसतिभवेत्‌--भद्टि ० ८॥८७ 
(ख) के बिना, के बाहर--अपहरे: संसार:--सिद्धा ० 
(ग) के अपवाद के साथ, सिवाय--अप त्रिगर्तेभ्यो 
वृष्टो देव:---सिद्धा ०---के बाहर, को छोड़कर, इन 
वाक्यों में अप” के साथ क्रि० वि० (अव्ययीभाव 
समास ) भी बनते हँ---- विष्ण संसार:--बिना विष्ण 
के, 'त्रिगतवष्टो देव:---अर्थात्‌ त्रिगते को छोड़कर अप 
निषध और प्रत्याख्यान को भी जतलाता है--?कामं, 
दंकम्‌ । 


अपक रणम्‌ [ अप--क#-- ल्यूट । 4. अनचित रीति से कार्य 
करना 2. अनुपयुक्त काम करना, चोट पहुंचाना, 
दृग्येवहार करना, कष्ट पहुँचाना 

अपकत (वि०) [ अप-+-कृ-+-त्‌च ] हानिकारक, कृष्ट- 
दायक, (पुं ०) शत्र । 

अपकंमन [प्रा० स०| 4. ऋण से निस्तार 2. ऋणपरिशोध 
“:देत्तस्यानपकर्म च--मनु० ८।४, 2. अनचित 
अनुपयुक्त काय, दुष्कम, दुष्कृत्य 3, दुष्टता, हिसा 
उत्पीडन । 


अपकर्ष: | अप--कृष--घजञा |. (क) नीचे की ओर 
खींचना, कम करना, घटाना, हानि, नाश---तेजोपकर्ष: 
--वेणी ० १, ह्वास (ख) अनादर, अपमान ( सभी अर्थों 
में विप० उत्कष ) 2. बाद में आन वाले शब्दों का पूर्व 
विचार (व्या० काव्य और मीमांसा आदि में) 

अपकषक (वि०) [ अप-+-कृष्‌--ण्वुल ] कम करने वाला 
घटाने वाला, से निकालने वाला--दोषास्तस्य (काव्य- 
सस्‍्य) अपकष का:--सा ० द० १. । 

अपकषणम्‌ [ अप-+-कृष्‌-- ल्यूट | . दूर करना, खींचकर 
दूर करना या नीचे ले जाना, वड्चित करना, निकाल 
देना 2. कम करना, घटाना 3. दूसरे का स्थान ले 
लेना । 

अपकार: [ अप--क्ृ+-घञा ] . हानि, चोट, आघात, 

कष्ट (विप० उपकार ) उपकर्नारिणा संधिने मित्रेणा- 

पकारिणा, उपकारापकारो हि लक्ष्यं ऊक्षणमेतयो:--- 
शि० २।३७, अपकारोष्प्यूपकारायव संवत्त: 2. दूसरे 
का बुरा चिन्तन, दूसरे को चोट पहुंचाना 3, दुष्टता, 


( 


हिसा, उत्पीडन 4. गिरा हुआ, नीच कम । सम०--- 
अरथिन्‌ (वि० ) हेषी, दुरात्मा,- गिर (स्त्री ०-गीः ) 
--जब्दः गालियाँ, भत्संना दायक तथा अपमानजनक 
शब्द । 

अपकारक,--कारिन्‌ (वि०) [ अप--क्ृ+ण्व॒ल णिनिर्वा | 
क्षति पहुँचाने वाला, अनिष्टकारी, कष्टप्रद, अहितकारी, 
पंच० ११९५, शि० २३३७-कः,--री बरा करनेवाला । 

अपकृति--तु ० अपकार, इसी प्रकार अपक्रिया-- आघात, 
चोट, अनिष्ट, कुकृत्य, ऋणपरिशोध । 

अपकृष्ट (वि०) [ अप-+-क्ृष--क्त ] 4. खींच कर बाहर 
किया गया, दूर हटाया गया 2. नीच, कमीना, अधम 
(विप० उत्कृष्ट) न कश्चिद्र्णानामपथमपक्ृष्टोडपि 
भजते--श ० ५११०,--थ्ठः कौवा । 

अपकोशलो---समाचार, सूचना 

अपक्ति: (स्त्री०) [ नव्य +पच्‌--क्तिन्‌ ] 4. कच्चापन, 
परिपक्‍वता का अभाव 2. अपच, अजीणं । 

अपक्रम:[ अप-+-क्रमू+-घञ्म | 4. दूर चले जाना, पलायन, 
पीठ दिखाना, 2. (समय का) बीतना,--(वि० ) 
. क्रमरहित 2. अनियमित, गलत क्रम वाला । 

अपक्रमणस्‌--क्रामः [ अप-+-क्रमू-- ल्यूट, घज्म वा | पीछे 
मड़ना, हटना, उड़ान, भागना । 

अपक्रोशः [ अप-+-क्ुश- घञ्_ ] गाली, भत्सना । 

अपक्ष (वि०) [न० ब० ]१. पंखों से या उड़ान की शक्ति 
से रहित, 2. किसी पक्ष या दल से संबंध न रखने वाला 
3. जिनके मित्र समर्थक न हों 4. निष्पक्ष, पक्ष रहित । 


5५ 


। 


ण्च्च्च्च्क्च्य्स्च्य्प्स्त्त्क््््फ्ििल्लशिफ फिट े्यतयि या 
कवत ++-नप--उसटस 24 ्क++ः-ततत००++८5क जय उलडलल एडरन-++ ८ सु 92:5८ ८ नह 55 तर 9 । 7००० म झलक [९०००5० 4 ९००००५०५००+% या +_ाप "पर मकत---7 कह पम्प नस 


सम ०--पातः निष्पक्षता,-पातिन्‌ वि० पक्षपात रहित । 


अपक्षयः | अप--क्षि+-अच | छोजना, ह्वास, नाश । 

अपकक्षेप:--क्षेपणस्‌ [ अप-+- क्षिपू-- धञ्म ल्यूट वा ] (. दूर 
करना या नीचे फेंकना 2. फेंक देना, नीचे रखना, 
वेशेषिक दशेन में निर्दिष्ट पांच कर्मों में से एक कर्म, 
दे० कु्मेन्‌ । न्‍ 

अपगंड: | अपसि (वध) कमंणि गंड:त्याज्य: | जिसने वय- 
सकता प्राप्त कर ली है, दे० अपोगंड । 

अपगंमः---मनमस्‌ [ अप--गम्‌ - अप, ल्युट वा | 7. दूर 
जाना, हट जाना, वियोग, समागमा: सापममा:--हि ० 
४)६५, 2. गिरना, हटना, ओझल होना--पुराणपत्ना- 
पगमादन्तर---रघु ० ३।७, 3. मृत्यु, मरण । 

अपगतिः (स्त्री०) [ अप--गम्‌ +- क्तिन्‌ |] दुर्भाग्य । 

अपगर: [ अप-“-ग--अप्‌ ] . निंदा, भत्संना 2. निन्दक, 
भत्संक । 

अपगजित (वि० ) [ अप-+गज --क्‍क्त | (बादलकी भांति) 
गर्जेनाशन्य । 

अपचय:ः [अप-|- चि--अच्‌] . न्यूनता, कमी, ह्ास, छीजन, 
गिरावट (आलं० भी )-कफापचय:--दश ० १६०, 2. 
नाश, असफलता, दोष । 


॥ पका पहन «हो ैधधा5्यथज। पालन -55 ८८-८८“ पनजआ ८-८ 9०७७०म «००. ८८.० ०० सन मूक ०-० ०५५०१. १४ मूल २५--००८००००००कम...सूतु ए८---+ “वरू-:-७०.. ह$ बयु धिक,.... वहन न्ववयण "जा 


कम ॑++रननुर- >थथ 22० े८८55 पा" आर +पर रे अ जुरूका +. न. न 


) 


अपचरितम्‌ [अप--चर्‌-|-क्त] दोष, दुष्कृत्य, दुष्कमें--- 
आहोस्वित्‌ प्रसवो ममापचरितेविष्टभितो वीरुघाम्‌-- 
श० ५९९ । 

अपचारः [अप-- चर्‌-+-घञ्_] . प्रस्थान, मत्यु--सिहघो- 
षश्च कांतकापचारं निर्भिद्यइ->दश० ७२, 2. कमी, 
अभाव 3. दोष, अपराघ, दुष्कमं, दुराचरण, जुर्म 
-राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचार: प्रवतंते-रघू० १५४७ 
4. हानिकर या कष्टप्रद आचरण, क्षति 5. दोष 
या कमी-नापचार मगमन्‌ क्वचित्तक्रिया:--शि० १४॥३२, 
6. अस्वास्थ्यकर या अपथ्य---कृतापचारो5पि परेरना- 
विष्कृतविक्रिय:, असाध्य: करुते कोपं प्राप्ते काले गदो 
यथा । शि० २।८४, (यहाँ अ भी आघात या क्षति 
का अर्थ रखता हें) । 

अपचारिन (वि०) [अप--चर्‌--णिनि] कष्ट पहुँचाने 
वाला, दुष्कम करने वाला, दुष्ट, बूरा। 

अपचितिः (स्त्री०) [अप-| चि-+- क्तिन| 4. हानि, छीजन, 
नाश 2. व्यय 3. प्रायश्चित्त, सम्पूर्ति, पाप का प्राय- 
दिचत्त 4. सम्मानन, पूजन, आदर प्रदर्शन, पूजा-विहि- 
तापचितिमंहीमृता--शि० १६।९ (इसका अर्थ 'हानि' 
और 'नाश' भी हें) ।, 

अपच्छत्र (वि०) [ब० स० | बिना छाते के, छतरी 
के बिना । 


अपच्छाय (बि०) [ ब० स० ] 4. छायारहित 2. चमक- 
रहित, धंधघछा --यः जिसकी छाया न होती हो, 
अर्थात्‌ परमात्मा; त॒ु० ने० १४२१, श्रियं भजन्तां 
कियदस्य देवाइछाया नलस्यास्ति तथापि नैषाम, 
इतीरयन्तीव तया निरेक्षि सा (छाया) नैषधेन त्रिद- 
शेष तेब 

अपच्छेद:---छेदबम [ अप-+ छिदू--घञ् , ल्युट वा] 
काट कर दूर कर देना, 2. हानि 3. बाधा ! 

अपजय: [ अप--जि--अच्‌ ] हार, पराजय । 

अपजातः [ अप--जन्‌--क्त | कुपुत्र, जो गणों की दृष्टि 
से माता पिता से हीन हो--मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनु- 
जात: पितु: समः, अतिजातो5॑घधिकस्तस्मादपजातो&$ 
घमावम:---सुभा ० । 

अपज्ञानम्‌ | अप+-ज्ञा+-ल्यूट ] मकरना, गुप्त रखना । 

अपड्चीकृतम्‌ [ न० त० ] जिसका पंचीकरण न हुआ हो, 
पंचमहाभूतों का सूक्ष्म रूप । 

अपटी [ अल्प: पट: पटी--न० त० ] . कपड़े का पर्दा 
या दीवार विशेष रूप से 'क़नात' जो तम्ब को चारों 
ओर से घेर लेती हैं 2. पर्दा। सम० --क्षेपः 
(अपटक्षेप:) पर्दे के एक ओर गायन, क्षेपेण (>- 
अकस्मात्‌) जल्दी से पर्द को एक ओर करके, (यह 
शब्द बहुधा रंगमंच के निदेशार्थ प्रयुक्त होता है तथा 
भय, उतावली या घबराहट के कारण हड़बड़ाहट के 


( 


साथ पात्र के प्रवेश को प्रकट करता हैं जैसा कि बिना 


किसी भूमिका (ततः प्रविशति आदि) के, पात्र 
अकस्मात्‌ पर्दे को उठा कर प्रविष्ट होता है) । 
अपद ( बि० ) [न० त० | . अनि पृुण, अदक्ष, मंदबद्धि ! 
गींदू, 2. जो बोलने में चतुर न हो 3. रोगी । 
( वि० ) [ न० त० नञ्ा +पठ- अच । पढ्न मं 
असमर्थे, न पढ़ने वाला, दृष्पाठक तु०, 'अपच्‌ । 
अपण्डित (वि०) [ न० त० ] १. जो विद्वान या बद्धिमान्‌ 
न हो, मर्ख, अनाडी-विभषणं मौनमपण्डितानाम -- 
भतं० नी० ७, 2. जिसमें कुशलता, रुचि तथा गणों 
की सराहना करने का अभाव हो 

अपण्य (बि०) [न० त० ] जो बिक्री के लिए न हो, 
>>जीविकाथ्थ चापण्यं-पा० ५।३।९९ | 


अपतपपंणम॒ [ अप-+-तप्‌-+-ल्यूट |] . उपवास रखना (रुग्णा- 
वस्था में) 2. तृप्ति का अभाव । 

अपता-नक: [ अप-+तन्‌+ण्वरू ] एक प्रकार का रोग 
जिसमे अकस्मात मर्छा आती हैं, दौरे पड़ते हैं तथा 
पेशियों में सिकुड़न होती है । 

अपति,-तिक (वि०) [ न० ब० | जिसका स्वामी न ही 
जिसका पति न हो, अविबाहित । 

अफ्त्नीक (वि०) [ न० ब० ] जिसको पत्नी न हो। 


अपतीर्थंम [ प्रा० स०-अप्रकृष्ट तीर्थंम ] ब॒रा तीथ॑स्थान । 
अपत्यम [ न पतन्ति पितरो3्नेन--नञझय +प्त्‌ू+यत्‌ ] 
सनन्‍्तान, बच्चे, प्रजा, संतति (मनुष्यों की और पशुओं 
की ), बटा या बंटी; एक ही कुल में उत्पन्न पुत्र, पोत्र 
तथा प्रपोत्र आदि--अपत्य पौजन्रप्रभृति गोत्रम---पा ० ४। 
२।६२,--अफ्त्येरिव नीवारभागधेयोचितेर्म गै:--रघु ० 
१।५०, 2. अपत्यवाचक प्रत्यय । सम०--काम (वि० ) 
' सन्तान का इच्छुक,--पथः योनि, --प्त्ययः अपत्य- 
वाची प्रत्यय, --विक्रयिन्‌ (वि०) सन्‍्तान का विक्रता, 
वह पिता जो घन के लालच से अपनी कन्या को भावी 
(जामाता के हाथ बेच देता है; --ञश्वत्रः . कंकड़ा 
2. साँप । 
अपत्रप (वि०) [ब० स० ] निलेज्ज, बेहया, 
--प्रणम॒ लज्जा, हया । 


--पाँ, 


५६ 


अपन्रपिष्णु (वि०)[ अप-+-त्रप्‌-- दृष्णुच्‌ | शर्मीला, लजीला ! 


अपनतरस्त (वि०) [ अप-+-त्रस--क्त ] डरा हुआ, अपभीत, 
तरंगापत्रस्त:---तरंगों से किचित्‌ भीत ।+ 

अपथय (बवि०) [न० ब० ] मार्गरहित, बिना सड़क के, 
--थम्‌ (अपन्या:) [ न० त० ] जो मांगे न हो, मार्ग 
का अभाव, कुमार्ग (शाब्द ०), (आलुं०) नेतिक 
अनियमितता या स्खलन, दृष्पथ या कुमार्ग--अपथे 
पदमपंयन्ति हि श्रृतवन्तोषपि रजोनिमीलिता:--रघु ० 
१।७४, । सम० -गामिन्‌ (वि०) कुमाग पर चलन 
बाला, विधमगामी । 


) 


अपथ्य (बि०) [ न० त० ]  अयोग्य, अनुचित, असंगत 

घणित--अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंमितम्‌---रा ० 
. (आयु० में) अस्वास्थ्यकर, रोगजनक (जंसा कि 

भोजन, पशथ्यापथ्य) सनन्‍्ताप्यति कमपशथ्यभुजं न रोगा: 
-हि० ३।११७, 3. बरा दृभग्यिपू्ण।। सम० -- 
कारिन (वि०) कष्टप्रद । 

अपदः [ न० ब॒० ] बिना पैर का, “-दम्‌ | न० त० | 
. आवास या स्थान का अभाव, 2. सदोष स्थान या 
अनपयक्त आवास 3. एसा शब्द जिसके साथ अभी 
घिभक्ति-चिह्न न जुड़ा हो 4. अन्तरिक्ष। सम०---अंतर 
(वि०) संलग्न, संसकत, समीपस्थ (-रम्‌ ) सामीष्य 
ससकतता । 

अपदक्षिणस (अव्य०) [ अव्य० स० ] बाई ओर । 

अपदम (वि०) [ ब० स० ] आत्मसंयम से हीन । 


अपदद (वि०) [ ब० स० | दस को संख्या से दूर । 

अपदानम-दानकम्‌ [ अप+दा-+-ल्यट स्वार्थ कन्‌ू च | 
पवित्राचरण, मान्य जीवनचर्या 2. उत्तम कार्य, सर्वोत्तम 
कार्य (कदाचित्‌ 'अवदानम्‌” के स्थान पर ) 3. भली- 
भाँति पूर्ण रूप से किया गया कायें, तिष्पन्न काय । 

अपदायथ: [न० त०] . कुछ नहीं, सत्ता का अभाव 2. वाक्य 
में प्रयक्‍त शब्दों का अर्थ न होना-अपदार्थो5पि वाक्यार्थ: 
समलल्‍लसति-काव्य ० 2. । 

अपदिदस्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] मध्यवर्ती प्रदेश मे 
परिधि के दोनों प्रदेशों के बीच । 

अपटेवता [ प्रा० स० ] पिशाच, भत प्रेत । 


अपदेश: [ अप+दिश्‌-+-घजञा ] . वक्‍तव्य, उपदेश, नाम 
का उल्लेख करते हुए संकेत करना--नंष न्यायो 
यददातु रपदेश:--दश ० ६०, हेत्वपदेशाता पफ्रतिज्ञाया 
पुनवेचन॑ निगमनम--न्या ० शा० 2. बहाना, छल 
कारण, व्याज--करेनापदेशन पुनराश्रम गच्छाम:-- 
श० २, रक्षापदेशान्मुनिहीमधघेनो:---रघु० २८, ३ 
कारणों का वर्णन, तर्क प्रस्तुत करना, भारतीय न्याय- 
वाद के पाँच अंगों में से दूसरा--हेतु--(बैशे० के 
अनुसार) 4. निशाना, चिह्न 5. स्थान, दिशा 6. 
अस्वीक्ृति 7. प्रसिद्धि, यश 8 छल । 

अपदब्यम्‌ [ प्रा० स० ] ब्रा द्रब्य, बरी वस्तु । 

अपद्वारम [ प्रा० स० ] बगल का दरवाजा, असली द्वार के 
अतिरिक्त कोई दूसरा प्रवेश द्वार । 

अपधम (वि०) [ ब० स० |] जिसमें घ॒आं न हो, धूम रहित । 

अपष्यानम्‌ [ प्रा० स० ] बुरे विचार, अनिष्ट चिन्तन, मन 
ही मन कोसना । 

अपध्यंस: [ प्रा०ण्स० | अधघ:पतन, गिरावट, लांछन 
सम ० >>जः, --जा भिश्नित पतित तथा निन्दय जाति 
में उत्पन्त--मनु० १०।४१, ४६ । 

अपध्वस्त (वि०) [ अप-+ध्वंस-+ क्त | ।. झिड़का गया 


अभिशप्त, घृणित 2. अपूर्ण रूप से या बुरी तरह पीसा 
हुआ, 3. त्यक्त, --स्तः दुष्ट, पाजी, जिसमें बुरे भले 
की समझ न हो । 

अपनय: [| अप--नी--अच्‌ | 4. ले जाता, हटाना, निरा- 
करण करना 2. दुर्नीति या दुराचरण 3. क्षति, अप- 
कार--ततः सपत्नापनयनस्मरणानुशयस्फ्रा--शि० 
२।१४। 

अपनयनमभ [अप--नी--ल्यट | . ले जाना, हटाना--नाति 
श्रमापनयनाय---श ० ५।६, 2. आरोग्य देना, इलाज 
करना 3. ऋण परिशोघ, कतेंव्य का निर्वाह । 

अपनस (वि०) [ व० स० ] बिना नाक का,-असिकौक्षेय- 
मुग्यम्य चकारापनस' मखम्‌ू--भट्टि० ४॥३१। 

अपनुत्तिः (स्त्रो०) ॥[अप-+नुदु+ क्तिनू, घञ, ल्युट्‌ 

अपनोद:-नोदनम्‌ वा] हटाना, ले जाना, नष्ट करना 
प्रायश्चित्त, (पाप का) परिशोधन---परापानामपनत्तय 
ेझभतु० ११।२१५। 

अपपाठः [प्रा० स०] अशुद्ध पठन, बरी तरह पढ़ना, पढ़ने 
में अवृद्धि.--द्वादशापपाठा अस्य जाता: । 

अपपात्र (वि०) [ब० स० | सामान्य पात्रों के उपयोग से 
वंचित, नीची जाति का । 

अपपात्रितः [ पात्रभोजनाद बहिष्कृत:---अपपात१्र+-इतच ]| 


किसी बड़े पाप या अपराध के कारण जाति से बहि- 


प्कृत होकर जो अपने संबंधियों के साथ सामान्य 
पात्रों में खान-पान के योग्य नहीं है । 


अपपानम्‌ [अप--पा--ल्यूद्‌ | अपेय, ब्रा पेय । 

अपपूृत ( वि० ग [ब० स०। जिसके नितंबों या कल्हों की 

.. बनावट सुडोल न हो--तौ बंढंग कल्हे । 

उक्फाजाता [अपगत: प्रजातों यस्या: ब०स ० | वह स्त्री जिसका 
गर्भपात हो गया हो । 

अपप्रदानम्‌ [अप-+-प्र +-दा--ल्यट | घूस, रिश्वत । 

अपबय--भी (बि०) निडर, निर्भय, निरशंक--रघू ० 
३।५१ । 

अपभरणी [अप--भ-+ल्यूट्‌+डीप | अन्तिम नक्षत्रपंज । 

अपभाषणम्‌ [अप -भाष्‌ -- ल्यट | भत्सता, अपयश । 


अपश्रशः [अप-+- भ्रश -+ घञ्म ) . नीचे गिरना, पतन ,-- 
अत्याख्ढिभवति महतामप्यपश्रंशनिष्ठा--श० ४ 2 
भ्रष्ट रब्द, अ्रष्टाचार (अतः) अशुद्ध शब्द चाहे वह 
व्याकरण के नियमों के विपरीत हो और चाहे वह 
एसे अथ म॑ प्रयुक्त हुआ हो जो संस्कृत न हो 3. भ्रष्ट 
भाषा, ६७३ -ऋ मं) गड़रियों आदि के द्वारा प्रयक्त 

प्राकृत बोली का निम्नतम रूप, (शास्त्र में) संस्कृत से 

भिन्‍न कोई भी भाषा--आभीरादिगिरः काव्यष्वपश्रंश 

इति स्मृता, शास्त्रेषु संस्कृतादन्‍्यदपर््रंशतयोंदितम-- 

काञ्मास्स १ । 

: (ज्यो० में ) [अपकृष्टं मीयते--मा--क बा०] कुतु- 

८ 


प्‌ 9 


बनुमा में सुई का उत्तर से ठीक पवव या पदिचम की 
ओर घृमाव, क्रान्तिवलय । 

अपमर्दे: [अप-- मदर्शघञ्म] जो बुहारा जाता हैं, 
गर्दा। 

अपमहश!ः [अप-“म॒श--घणञ | छता, चरना । 

अपमानः [अप-- मन्‌-+ घजञ्ा | अनाद र, सम्मान का न होना 
लांछन --जलगम्यते बुद्धचवज्ञानमपमानं च पुष्कलम्‌-- 
पंच० १।६३ । । 

अपमार्ग: [अप--मगू+- घञण_] छोटा रास्ता, बगल का मारे 
बरा रास्ता । 

अपप्राजंतम [अप--मार्ज +ल्यूट| 4. धोकर साफ करना 
मॉजना, साफ करना, ४4. हजामत बलवाना, नाखन 

 कूटाना |. 
(वि०) [बं० स०] 4. औंधे मृंह वाला 2. विरूप, 
कुरूप । 

अपमधेंन (वि०) [व० स०] जिसके सिर न हो, 'कलेवर- 
अमर ० । 

अपमत्य: [प्रा० स०| 4 आकस्मिक या असामय्रिक मरण, 
दुर्घटना के कारण मत्य, 2. कोई भारी मय या रोग 
जिससे कि रोगी (जिसके जीने की आज्ञा न रही हो ) 
आज्ञा के विपरीत स्वस्थ हो जाता हैं । 

अपमधित (वि०) [अप-मष्‌-क्‍त]| 4. जो समझ में न 
आ सके, अस्पष्ट जैसे कि कोई वाक्य या वक्‍त॒ता 2. 
जो सहय न हो, जिसे कोई पसन्द न करे--विहितं 
मयाद्य सदसीदमपमृषितमच्युताचनम्‌, यस्य--श्ि० 
१५।४६ | 

अपयशस (न०--शः ) [प्रा० स०] बदनामी, कलंक, अप- 
कीति-अपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना-भतुँ० नी० ५५। 


अपयानम्‌ [अप--या--ल्यूट] दूर जाना, वापिस मुड़ना, 
भागना । 


अपर (वि०) [न० ब०] (कुछ अर्थों में 'सर्वनाम' की भांति 
प्रयक्त होता है) . अप्रतिद्वन्द्दी, बंजोड़, तु० अनुत्तम, 
अनत्तर 2 |न० त० ] (क) दूसरा, अन्य ( वि० 
ताम की भांति प्रयक्त) (ख) और, अतिरिक्त (ग) 
दूसरा, और (घ) भिन्न, अन्य--मनु ० १।८५, (ड) 
तुज्छ, मध्यम 3. किसी और से संबंध रखने वाला, 
जो अपना निजी न हो (विप० स्व) 4. पिछला, बाद 
का, दूसरा, बाद में (काल और देश की दृष्टि से ) 
(विप० पूव), अन्तिम--रात्रेरपर: कार: निरु० 
जब षष्ठोतत्पुर्ष समास के प्रथम पद के रूप मे 
प्रयक्‍त होता हैं तब 'पिछला भाग' “उत्तराघे अथ्थ होता 
हैं;-- पक्ष: मास का उत्तराघं, 'हेमंतः सदियों का 
उत्तराधघे, “काय: शरीर का पिछला भाग, आदि, वर्षा 
“शरद बरसात या पतझड का उत्तराघें, 5. आगामी, 
अगला 6, परिवमी--शि० ९॥१, कु० ११, 7. घटिया 


घल 


क 


( 


निभ्नतर, 8. (न्या० में) अविस्तत, अधिक न ढकने 
वाला; जब अपर' शब्द एक वचन में एक (एक, 
पहला ) के सह संबंधी के रूप म॑ प्रयुक्त होता हं तब 
इसका अथ होता हेँ दूसरा, बाद का--एकों ययो 
चेत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो विदर्भानू--रघु ० 
५।६०, जब यह ब० व० में प्रयक्त होता हैं तो इसका 
अर्थ होता है दूसरे! और इसके सहसंबंधी शब्द प्राय 
. एके' केचित' “काश्चित' “अपरे' “अन्य आदि हैं-- 
एके सम हुबलरेणसंहति शिरोभिराज्ञामपरे महीभूत:-- 
शि० १२।४५, कुछ और,--शाखिनः: केचिद्यष्ठन्य 
माह्क्ष रपरे5म्बधो, अन्य त्वलंघिषः शलान गहास्त्वन्य 
व्यलेषत, केचिदासिषत स्तब्घा भयात्केचिदर्धणिष: । 
उदतारिषुरम्बोधिं. वानरा: 7 सेतुनापरेतन्भट्टि० 
१५)३१-३३,-२: . हाथी का पिछला पर 2. शत्र,-रा 
. पश्चिमी दिशा 2. हाथी का पिछला भाग 3. गर्भाशय, 
गर्भ की झिल्ली 4. गर्भावस्‍था में रुका हुआ रजोघमं 
--रम 4. भविष्य 2. हाथी का पिछला हिस्सा,--रम 
(क्रि० वि०) पुनः, भविष्य में, अपरंच इसके अतिरिक्त 
अपरेण पीछे, पश्चिम म॑ं, के पद्चिम में (कमं० या संब० 
के साथ )। सम०--अग्नि (अग्नि-द्वि० व०) दक्षिण 
और पश्चिमी अग्नियां (दक्षिण और गाहँपत्य) 
-“-अँगम काव्य के द्वितीय प्रकार गणीभतव्यंग्य के आठ 
भदों में से एक भंद, काव्य ० ५, इसमें व्यंग्याथं किसी 
और का गौण अथ हे,उदा ०-अय॑ स रसनोत्कर्षी पीनस्त- 
नविमदेन:, नाम्यूरुजपनस्पर्शी नीवीविश्नेंसनःकर: । यहाँ 
श्ृंगारर्स करुणका अंग हे;"अंत[_विठ ) परिचमी 
सीमा पर रहने वाला, (ब्त:) . पश्चिमी सीमा या 
किनारा, अन्तिम छोर, पश्चिमी तट 2. (ब० व०) 
सह्य पवत का निकटवर्ती पश्चिमी सीमा प्रदेश या 
वहां के निवासी--अपरान्तजयोद्यते: (अनीकै:) रघु० 
४५३, परदिचमी लोग 3:इस देश के राजा 4. मत्यु 
“अन्तक:-- अन्त: (ब०व० )--अपरा:,--रे,--राणि 
दूसरे और दूसरे, कई, बहुत--अर्धम्‌ उत्तराध॑, 
”अह्लः दोपहर बाद, दिनका अन्तिम या समापक 


पहर,---इतरा पृवंदिशा,--काल: बाद का समय,---जन: 


पश्चिम देश का वासी, पश्चिमी लोग,--दक्षिणम 
(अव्य०) दक्षिण परिचम मं,--पक्ष: 4. मास का 
दूसरा या कृष्णपक्ष, 2. दूसरी या विपरीत दिशा 
प्रतिवादी (विधि में)--पर (वि०) कई एक, बहुत 
से, विविध,-अपरपरा: सार्था: गच्छन्ति-पा ० ६।१। १४४ 
सिद्धा -कई समदाय जा रहे हेँ,---पाणितीया: परिचिम 
के निवासी पाणिनि के शिष्य,---प्रणेय-(_वि० ) 

दूसरों के द्वारा आसानी से प्रभावित हो सके, विघय 
--रात्र: रात्रि का उत्तराघं या रात का अन्तिम पहर, 
“लोक: दूसरी दुनिया, अगला लोक, स्वर्ग,-- स्वस्तिकम्‌ 


५८. 


) 


क्षितिज में पश्चिमी बिन्दु--हमन (वि०) सर्दी के 
उत्तराध से संबंध रखने वाला । 


अपरक्त (वि०) [अप--रज्ज्‌--क्त] . रंगहीन, रुधिर- 
रहित, पीला,-श्वासापरक्ताधर:-- श० ६।५, 2. अस- 
न्तुष्ट, सन्‍्तोष रहित । 

अपरता-त्वम [अपर-|- तल, त्वलवा] दूसरा या भिन्न 
होना, (२४ गणों में से एक), भिन्नता, विफ्यंय, 
आपेक्षिकता । 

अपरातिः (स्त्री ०) [अप--रम्‌-+क्तिन्‌] 4. विच्छेद ( -- 
अवरति तु०) 2. असन्तोष । 

अपरत्र (क्रि० वि०) [अपर-+-त्रलू| दूसरे स्थान पर, और 
कहीं, एकत्र या क्वचित--अपरबत्र एक स्थान पर--- 
दूसरे स्थान पर । 

अपरबव: [प्रा० स० |] . झगड़ा, धिवाद (संपत्ति के भोग के 
विषय में) 'उज्यित बिना झगड़े के, बिना विवाद के 
(किसी वस्तु को अधिकार में करते समय), 2. 
बदनामी । 

अपरस्पर (वि०) [दै.० स०--अपरंच पर च, पूव॑पदे सुइ्च | 
एक के बाद दूसरा, निर्बाध, अनवरत, ' राः सार्था: 
गच्छन्ति सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यथ:--सिद्धा ० । 

अपराग (वि०) [ब० स०] रंगहीन,--ग: [न० त०] . 
असंतोष, संतोष का अभाव, अनुराग का अभाव-- 
अपरागसमी रण रत:-कि० २।५०, 2. विराग, शत्रुता 

अपराजञ्च (वि०) [अपर-- अजञज्च्‌-+- विवप्‌] (“रारू, राची 
राक ) दूर न किया गया, मुंह न फरा हुआ, संमुख 
होने वाला सामने होनवाला, (अव्य ०) (>-राक ) के 
सामने । सम०--मुख (वि०) (स्त्री०--खी) . मंह 
न मोड हुए, मह सामने किये हुए, 2. साहसपूर्ण पग 
रखते हुए । 

अपराजित (वि०) [न० त०] जो जीता न गया हो, अजेय 
--स: . विषला जन्तु 2. विष्ण, शिव--ता दुगदिवी 
जिसकी पूजा विजया दशमी के दिन की जाती है, एक 
प्रकार की औषधि जो कि ताबीज के रूप म॑ भजा में 
बांघी जाती है, 3. उत्तर-पव दिशा । 

अपरादड (भ० क० कृ०)|अप-+- राघ-+-क्त ] . जिसने पाप 
किया हैं, किसी को कष्ट दिया हैं, अपराध का करने 
वाला, कष्ट देते वाला, (कत्रथ में भी प्रयुक्त )-कस्मि- 
न्‍नपि पूजाहं5पराद्धा शकुत्तला---श० ४, 2. जो चक 
गया हो, निशाने पर न लगन वाला (तीर की भांति) 
-जनिमित्तादपराद्धषोर्धानुष्कस्यव' वल्गितम्‌--- शि० 
२।२६ 3. जिसने उल्लंघन किया है, अतिक्रान्त,--द्रम 
अपराघ, कष्ट | 

अपरादिः (स्त्री) [अप+-राघ्‌+ क्तिन्‌] 4. दोष, अपराध, 
2. पाष | 

अपराधः [अप--राघ्‌-- घञ] अपराध, दोष, जुम, पाप 


( ५९९ 


--कमपराघलवं मयि पह्यसि--विक्र० ४।२९,--- 
यथापराघ-दंडानामू---रघ्‌ु ० १६ । 
अपराधिन (वि०) [अप-+राध्‌ू+णिनि] 

दोषी । 


अपरिग्रहः [न० ब०] जिसके पास न कोई सामान हो, न 
नोकर चाकर; जो सब प्रकार से होन हो--निराशी र- 
परिग्रह.---हः . अस्वोकृति, इंकारी 2. दरिद्वता, 
गरीबी । 

अपरिच्छद (वि०) [न० ब०] गरीब, दरिद्र । 

अपरिच्छिन्न (वि०) [न० त०] 4. जिसका अंतर न पह- 
चाना गया हो, 2. सीमा रहित । 

अपरिणय: [न० त०] चिरकौमार्य, ब्रह्मचय । 

अपरिणीता [न० त०] अविवाहित कन्या । 

अपरिसंल्यानम [न० त०] असीमता, असख्यता । 

अपरीक्षित (वि०) [न० त०] . बिना परीक्षा लिया हुआ 
बिना जांचा हुआ, अप्रमाणित 2. अविचारित, मूखता- 
पूर्ण, विचारहीन (पुरुष या वस्तु) कारक नाम पंचम 
तन्त्रम--पंच ५, जो कर्ता विचारशील न हो, 3. जो 
स्पष्ट रूप से स्थापित या सिद्ध न हुआ हो । 

अपरुष (वि०) [न० त०] क्रोधशून्य --अपरुषापरुषाक्षर- 
मीरिता रघु० ९।८ । 

अपरूप (वि०) | स्त्री ०---पा,---पी ][ ब० स० ] कुरूप, 
विरूप, बेढंगी शवल वाला--पम्‌ [प्रा० स०_] विरूपता । 

अपरेध: (अव्य०) [अपर-+-एच्यूस |] अगले दिन । 

अपरोक्ष (वि०) [न० त०] 4. दृश्य 2. प्रत्यक्ष 3. जो दूर 
ने हो--क्षम्‌ (क्रि० वि०) की उपस्थिति में (संब० 
के साथ ), अपरोक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूपसे; दृश्यतापृवंका-7 

अपरोध: [अप-+-रुघ-+-घजञ_] वर्जन, निषेध । 

अपणं (वि०) [न० ब०] बिना पत्तों का,---र्णा पावती या 
दुगदिवी, कालिदास' इस नाम का कारण बतलाते हुए 
कहते हैं :>त्वयंविदशी्णद्रमएणववत्तिता परा हि काष्ठा 
तपसस्तया पुनः, तदप्यपाकीणं॑मिति प्रियंवदां वदन्त्य- 
पर्णति च तां पुराविद:--कु० ५॥२८ । 

अपर्याप्त (वि०) [न० त० ] . जो यथेष्ट या काफी न 
हो, अपू्ण, जो पर्याप्त न हो 2. असीमित 3. अयोग्य 
असमर्थ,--अपर्याप्तं तदस्माक॑ बल भीष्माभि रक्षितम्‌ 
ः-मभंग० १।३० । 

. अपर्याप्ति: ( सन्नी ० ) 

.. यथष्टता का अभाव । 

अपर्याय (वि०) [ न० ब० ] क्रमरहित, “ यः क्रम या 
प्रणाली का अभाव | 

अपयंषित (वि०) [ नञज+परि-+-वस-+-क्त ] जो रात 
का रक्‍खा हुआ न हो, ताजा, नूतन । 

अपदेन्‌ (वि०) [ न० ब० | जिसमें जोड़ न लगा हो, 
(नपुं०) [न० त०] . जोड़ या संयोग बिन्दु का अभाव 


कृष्टक २, 


[ नञय_+परि--आप्‌ +- क्तिन्‌ ] 


) 


2. जो पवव का दिन न हो--अर्थात्‌ अनुपयुकक्‍त समय 
या ऋतु। 

अपल (बि०) [ न० ब० ] बिना मांस का, >लऊम्‌ कोल 
या कुंडी 

अपलपनम्‌-अफ्लाप: [ अप+लप्‌+ल्यूट, घञ वा | 

“छिपानाग गोपन 2. छिपाव या जानकारी से मकर 
जाना, टालमटोल,--न हि प्रत्यक्षसिद्धस्यापलाप: करत 
शक्यते--शा री ० 3. सत्यता, विचार व भावनाओं को 
छिपाना, घटाकर बतलाना | सम० --ण्ड: (विधि 
में) उस व्यक्ति पर किया जाने वाला जुर्माना जो 
कि दोष सिद्ध होने पर भी अपने दोष को स्वीकार 
नहीं करता । 

अपलापिन्‌ (वि०) [ अप-+-लप्‌+णिनि ] मुकरने वाला 
दोष को स्वीकार न करने वाला, छिपान वाला । 

अपलाधिका [ अप+-लष्‌+पण्वुल स्त्रियां टाप ] अत्यधिक 
प्यास या इच्छा, या सामान्य तृषा (कई बार इसी 
अथ में अपलासिका” शब्द भी प्रयुक्त होता है, परन्तु 
उस अशुद्ध समझा जाता हूं) न 


अपलाधिन्‌ू-लाषक (वि०) [ अप+लष्‌+-णिनि, उकझ 
वा ] . प्यासा 2. प्यास या इच्छा से रहित--प्रछा- 
पिनो भविष्यन्ति कदा न्वेतेपपलाष॒का:--महाभा० । 

कर वि०) [न० ब०] बिना वायु या हवा के, हवा से 

-जम्‌ [प्रा० स०] नगर के तिकट लगाया 

हुआ बाग वाटिका या उपवन । 

अपवरकः:-का [अप-+-व+-वुन्‌ स्त्रियां टाप] . भीतर का 
कमरा, शयनागार 2. वातायन, मोधा--ततश्चेकस्मा- 
दपव रकात्‌---मुद्दा ० । 

अपवरणम्‌ [अप+व्॒‌+ल्यूट] 4. आच्छादन, पर्दा 2. 
पोशाक, वस्त्र । 

अपवर्गं: [अप-+-वज्‌ +घजञ्ा] 4. पूति, समाप्ति, किसी 
कार्य की पूर्णता या निष्पन्नता---अफ्व्ग तृतीया--पा ० 
२।३।६, क्रियापवर्गष्वन्जीविसात्कृता:--कि० १।१४ 
अपवग तृतीय॑ति भणत: पाणिनेरपि-ते ० १७।६८, कि० 
१६।४९, 2. अपवाद, विशिष्ट नियम--अभिव्याप्या- 
पकषणमपवरगगे:--सुश्रु० 3. मोक्ष, परमगति,---अपवग्गे- 

--पजु ० ८ 4 द | 
4. उपहार, दान 5. त्याग 6छोड़ना (जसे बाण का ) । 

अपवर्जनम्‌ [ अप+-वज-+-लल्‍्यूट | . त्याग, (प्रतिज्ञा) 
पालन, (ऋणादि) परिशोध, 2. उपहार या दान 3 
परमगति । 

अपवर्तें: | अप+-वृतृ+घ्ञा ] 7. निकाल लेना, दूर 
करना 2. (गण० ) सामान्यविभाजक जो दोनों साम्य- 
राशियों में व्यवहृत होता हूँ । 

अपवर्तेनम्‌[ अप+-वृत्‌+-ल्यट | . दूरकरना, स्थान 
स्थानान्तरण 2. निकाल लेना, वड्चित करना, न 


( 
त्यागो5 स्ति द्विषन्त्याइच न च दायापवर्तनम्‌--मन ० 
५।७९। 
अपवादः [ अप-+-वद्‌+-घरछा ] 4. निन्दा, भरत्सेना, कलूंक 
-जलोकापवादों बलवान्मतो मे-रघु ० १४॥४०, आशक्षेप 
लोकनिन्दा,-देव्यामपि हि वेदेह्यां सापवादों यतो जन: 
--उत्तर ० १६, 2. सामान्य नियम को बाधित करने 
वाला विशेष नियम (थिप० उत्सर्ग )--अपवादैरिवो- 
त्सर्गा: कृतव्यावृत्तय: पर:--कु० २।२७, रघ्‌० १५।७ 
3. आदेश, आज्ञा--ततोपवादेन पताकिनीपतेश्चचाल 
निर्लांदिविती महावम्‌:--कि० १४॥२७, +. निराकरण, 


न ट्‌ (0 


(वेदान्त ०) मिथ्यारोपण या मिथ्याविश्वास का निरा- 


करण,-रज्जुविवर्तंस्य सपंस्य रज्जुमात्रत्ववत्‌, वस्तु भूत्त- 
ब्रह्मणो विंवर्तेस्य प्रपञचादे: वस्तुभूतरूपतोष्पदेश 
अपवाद---ता रा० 5. भरोसा 6. प्रेम, घनिष्ठता । 

अपवादक 

अपवादिन्‌ |; कलंक लगाने वाला, निनन्‍्दक, वदताम करत 
वाला--म्‌ृगयापवादिना' माढ्व्येन श०२, 2: “विरोध 
करने वाला, एक॑ ओर रखने वाला; निकाल देन 
वाला । क्‍ 

अपवारणम्‌ ] अप--व्‌+ण्च््‌--ल्यूटू ] 4. आंच्छादन 

छिपाव, 2. ओझल होना । 

अपवारित (भू० क० कृ०) [ अप-+-व-+-णिच-+कत ] 


5 


ढका हुआ, छिपा हुआ, --तैस, अपवारितकस छिपा 


हुआ या गुप्त ढंग, --तम्‌, अपवारितकेन,,' अपवाय॑ 
(अव्य०) (नाटकों में बहुधा प्रयक्त) 'वृथक' एक 
ओर अर्थ प्रकट करने वाला अव्यय  (विप० प्रकाशम ) 
यह इस ढंग से बोलने को कहते हैँ कि केवल वही 
सुने जिसे कहा गया हँ--तख्भूवेदपवा रितं 'रहस्यं त॒ 
यदन्यस्य परावत्य प्रकाश्यते, त्रिपताककेरेणाव्यमपंवार्या- 
न्तरां कथाम--तसा ०» द० ६। ५ 
अपवाहः-हनस्‌ [ अप-+- वह +णशिच->घज्ण , ल्यूट वा | 


(वि०) [ अप+वद्‌+ण्वल, णिति वा] 4. 


अपशिरस 
_अपशोधिे-षंन 
अपशच्‌ (वि०) [ब० स०] शोकरहित, (पं) आत्मा | 


) 


अपवोण (दि०) | ब० स० ) जिसके पास वीणा न हो, या 
खराब वीणा हो --णा [ प्रा० स० ] खराब वीणा । 


अपव॒क्ति: (स्त्री०)) [| अप--बृज्‌ --क्तिनू | पूण्णता, 
निष्पन्नता, पूति । 

अपबृति: (स्त्री०)) [ अप+बृ्‌+ क्तिन | सूराख, छिद्र, 
रंध्र। 


अपवत्ति: (स्त्री ०) [ अप-+-व॒ृत्‌+ क्तिन्‌ | अन्त, समाप्ति । 

अपवेध: [ प्रा० स० ] गलत जगह या बुरे ढंग से (मोती 
आदि में) छेद करना । 

अपव्यय: [ प्रा० स० | अत्यधिक खर्चे, अपव्यय । 

अपशकुनम | प्रा० स० | असगुन, ब्रा सगन । 

अपशडक (वि०) [ ब० स० ] निर्भय, निरशंक, --शुम्‌ 
(क्रि०ण वि०) निडरता के साथ । 

अपदरद: -- तु ० अपसद । है हैक 

अपशब्द: [ प्रा० स० ] . अ्रेशुद्ध शब्द (व्या० की दृष्टि 
से), भ्रष्ट शब्द (रूप और अर्थ की दृष्टि से ),--त 
एवं शक्तिवकल्यप्रमादालसतादिभि:, अन्यथोच्चारिता 
शब्दा: अपशब्दा इतीरिता:। अपशब्दशर्तं माधे-- 
सुभा० 2. ग्राम्य शब्द 3, व्या० की दृष्टि से अशुद्ध 

' भाषा 4. झिड़की वाला राब्द, गाली, दुवंचन, निंदा । 

(वि०) [अपगठ शिरः ज्ञीषं वा यस्य--- 
| ब० स०] सिर रहित, ब सिर का । 


अपशोक (वि०) [ब० स० ] शोकरहित,--कः अशोकवक्ष । 


अपरशिचम (वि०) [न० त०] 4. जिसके पीछे कोई न हो 


दूर ले जाना, हटाना 2. घटाना, एक राशि में से 


दूसरी राशि को निकालना । 


अपदिध्न (वि०) [ ब० ० ] निर्बाघ, बाघारहित--रघ ० 
२३२८. 


अपविद्ध (मू० क० क्ु०) [ अप“>व्यघ-/ क्त | 4. दूर 


फेंका हुआ, त्यक्त, अस्वीकृत, उपेक्षित, दरीकृतः' म॒कक्‍त 
विरहित 2. नीच, कमीना --द45 पुत्र: माता या 


अंतिम (अधिकतर 'पश्चिम' शब्द के अर्थ में ही प्रयक्‍्त 
होता हँ---तु० उत्तम और अनत्तम, उत्तर और अन- 
तार ),--अयमपश्चिमस्ते रामस्य शिरसि पादपर्ूुज- 
स्पश:--उत्तर० १. प्रसीदतु महाराजों मयाननापश्चि- 
मेन प्रणयेन--वेणी ० ६, 2. अनन्तिम, प्रथम, सर्वेप्रथम 
3. चरम,--अपशि्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्‌ 
रामा० । ः 

अपश्रयः [अप-+-श्रि+-अच्‌| गदही; तकिया । 

अपश्नी (वि०) [ ब० स० | सौन्दर्य से वड्चित---ज्षि ० 
६१९१॥५४। झ् 

अपर्वात:--दे ० अपान । 

अपष्ठम्‌ [अप-+-स्था--क |] हाथी के अंकुश की नोक । 


अपब्ठ (वि०) [अप-+स्था-+-कु] 4. विरुद्ध, विपरीत, 


पिता या दोनों से त्यागा हुआ पुत्र जिसे किसी!अपरि- 
चित व्यक्ति ने गोद ले लिया हो, हिन्दुओं में १२: 


प्रकार के पन्नों में से एक--मन ० ९॥१७१, याज्ञ० 
२१३२ । 
अपविद्या [ प्रा० स० । अज्ञान; आध्यात्मिक अज्ञान, भाया 
या भ्रम (अविद्या ) ,--त त्त्वस्या संवित्तिरिवापविदाम 
कि० १६।३२॥। '  /( , 


अननुकूल, प्रतिकूल 3. बायाँ,--ध्ठु (क्रि० वि०) 
विरुद्ध, 2. असत्यतापृवक, 3. निर्दोषदा के साथ भली- 
भांति, ठीक तरह से । 


'अपब्ठुर---ल (वि०) [ अप-+-स्था--कुरच्‌, कुलच वा ] 


विरुद्ध, विपरीत । 
अपसद: [अप-+-सद-+-अच | 4. जाति से बहिष्कृत, नीच 
.. पुरुष, प्रायः समास के अन्त में प्रयुक्त होकर अर्थ होता 


( 


ह--दुष्ट, पाजी, अभिशप्त ,-कापालिक” मा० ५, रे रे 
क्षत्रियापसदा:--वेणी ० ३, 2. छ: प्रकार की अनुलोम 
सन्‍्तान--अर्थात्‌ पहले तीन वर्णों के. मनष्यों द्वारा अपने 
से नीच वर्ण की स्त्री में उत्पन्न सन्‍्तान--विप्रस्य त्रिष 
वणष्‌॒ नृफ्तेवणयो: द्वयोः, वश्यस्य वर्ण चेकस्मिन्‌ 
पडंतेषपसदा: स्मता:। मन॒० १०।१० । क्‍ 

अपसरः [अप-+-स॒ +अच्‌ | 4. प्रस्थान, पलायन 2. उचित 
कारण । 

अपसरणम्‌ | अप+स-+ल्यट-| जाना 
पलायन । 

अपसजनम्‌ | अ५-स ज्‌ू-+ ल्यट | त्याग, उत्सगं, 2. उप- 
हार या दान 3. मोक्ष । 

अपसप:---पक: [| अप-- सुप्‌+ ण्वुल, स्वार्थ कन्‌ च |] गृप्तचर 
जासूस, भेदिया,--सोपसपं्जजागार यथाकाहनं स्वपन्नपि 
रघु० १७॥५४; १४३२१, जप 

अपसपंणम्‌ | अप+सप्‌+लल्‍्यट ] पीछे हटना, लौटना, 
जासूसी करना । 


वापिस मडना 


अपसब्य,---सव्यक [ब० स०] . जो बायां न हो,  दायां: 
“अपसब्यन हस्तेन,---मनु ० ३।२१४, 2. विरुद्ध, विप- 
रीत,--ब्यम्‌ (अव्य०) दाईं ओर, दाहिने कंधे के 


ऊपर से जनंऊ को शरीर के वाम भाग पर लट़काना 
(विप० सव्यम्‌ू--जब कि वह बायें कध के ऊपर से 
लटकता हैं) ब्यं कु दाहिनी ओर रखते हुए किसी की 
परिक्रमा करना, जनेऊ को दांयें कंधे से लटकाना। 


यज्ञोपवीत पहनने वाला । 

अपसारः [अप--स-+-घञा | . बाहर जाना, लोटना 2. 

निर्गंमस्थान निकास । 

' अपसारणम्‌-णा [अप्र+स्‌+ल्यट्‌, स्त्रियां टाप |] हटाकर दूर 
करना, हांकना, बाहर निकालना--किमथमर्पसा रणा 
क्रियते--म॒द्रा ०, स्थान. देना 

अपसिद्धान्तः [प्रा० स०| गलत या भ्रमयक्त निर्णय | 

अपसृत्ति: (स्त्री०) [अप--सप्‌--क्तिन्‌| दूर चले. जाना । 

“अपस्करः [अप-कृ--अप्‌ सुडागमः | . पहिय को छोड़कर 

गाड़ी का कोई भाग (--रम भी ) 2. विष्ठा,. मल 3 

योनि 4. गृदा । 


अपस्नानम्‌ [अप-स्ना+ल्‍ल्यट| 4. किसी संबंधी की मत्य 
के उपरांत किया जाने वाला स्नान 2. मतक स्नान 
स्‍्तान किये हुए पानी में स्नान कैरना 

अपस्पश (वि०) [ब० स०] जिसके पास भंदिय न हों 
“शब्दविद्यव नो भाति राजनीतिरप्स्पशा--शि० 
२।९११२॥। 

अपस्पश ( विं०) [ब० स० | संज्ञाहीन । क्‍ 

अपस्मार:--स्मृति: (स्त्री०) [अपस्म-+-घज्म ,-क्तिन्‌ वा। 


दर 


) 


अपस्मारिन्‌ (वि०) [अप--स्म्‌+-णिनि] 
ग्रस्त । 


मिरगी रोग से 


अपस्मृति (वि०) [ब० स०] विस्मरणशील । 


अपह (वि०) [अप-हा-+ड] (समास के अन्त में) दूर 

हटाना, दूर करना, नष्ट करना,--ख्रगियं यदि जोविता- 
: पहा--रघु ० ८।४६ । 

अपहतिः (स्त्री०) | अप--हन्‌+-क्तिन्‌ | दूर करना, नष्ट 
करना । 

अपहननम्‌ [अप-- हन्‌+-ल्युट्‌ | दूर हटाना, निवारण करना | 

अपहरणम्‌ [अप-+ह-+ल्यूट] 4. दूर ले जाना, उड़ा ले 
जाना, दूर करना <. चराना । 

अपहसितम्‌-- हास: [अप-- हस्‌ --क्त, घञ्ण वा। अकारण 
हँसी, म्ता पूर्ण हंसी, ऐसी हँसी जिससे आंखों में 
आंसू आ जायें (नीचानामपहसितम्‌ ) 


“अपहस्तित (वि०) [अभ्रपहस्त-+इतच ] दूर फेंका हुआ रद्दी 


>]किया हुआ, परित्यक्त । 


अपहानि: (स्त्री०) [अप-+-हा-+- क्सिन्‌| . त्याग, छोड़ देना 


2. रुक जाना, ओझल होना 3. अपवाद, निकाल देना 


'अपहार: | अप“+-ह+-घजञ | ,(. उड़ा ले जाना, दूर ले 


जाना, चुरा लेना,. नष्ट कर. देना,--निद्रापहार, विष 


.# . 2. छिपाना, मालम न पड़ने देना,---कथमात्मापहारं 


अपाक [ 


करोमि---शं ० १, अचने आप को, अपने नाम को 
ओर अपन चरित्र. को में किस प्रकार छिपाऊँ ? 


| अपहृूव: [अप 4. छिपाव, गोहन, अपनी 
अपसब्यवत्‌ (वि०) |[अपसब्य --मतुप्‌ | दाहिने कंधे पर से [. अपन्न ला हैंग | अप पी हु आओ 


भावना ज्ञनि आदि को छिपा।ना, 2. सक्ताई से मकर 
जाना, दुराव--- के ज्ञ:---पा० १।३॥४४, 3. प्रेम, स्नेह । 


अपहनुप्ति! (स्त्री०). [| अप+हनु+क्तिनू ] . सत्य को 


छिपाना, मुकरना 2. एक अलंकार जिसमें प्रस्तुत वस्त 
के वास्तविक चरित्र को छिपा कर कोई और काल्प- 
लिक या असत्य स्थापना की जाय--नेद॑ त्रभोमण्डलम- 
- म्ब्राशि:, नेताइच तास: नैवर्फनभछगा: ।ःकाव्य ०, १० 
_वाँ समुल्लास तथा दे० सा० द० ६८३।८४ पृष्ठ । 
अपह्लासः [ अप-- हस-+-घञ्म | घटाना, कमी करना । 
) दे० अपाब। 
अपाकः [ न० त०] . अपच, अजीणंता 2, अपरिपक्वता । 


 अपाकंरणम्‌ [अप-+आ-+-क्ृ-ल्यूट| . दूर कर देना, 


. स्मरण शक्ति का अभाव 2, मिरगी रोग, मर्चाारोग | 


हटाना 2. अस्वीकृति, निराकरण 3. अदायणी, कार- 
बार का समेट लेना । .. 

अपाकसन्‌ (न०-म) [| अप+-आ-+-क्ृ+ मनिन्‌ ै चकता 
कर देना, कारबार उठा देना 

अपाकृतिः (स्त्री०) [अप-+-आ--#-+ क्तिन ]. अस्वीकृति, 
दूर करना, 2. क्रोध से उत्पन्न संवेग, भय आदि--वि ० 
१।२७ । 

अपाक्ष (वि० ) [अपनत: अक्षमिन्द्रियम्‌ | 4. विद्यमान, प्रत्यक्ष 
2. [ब० स० | नंत्रहीन, खराब आंख़ों वाला । 


( 


अपाहक्त, 3४४ ) [न०त०] जो समान पंक्त में न हो, 

अपाशडक्तेय गषतः वह व्यक्ति जो बिरादरी में अपने 

अपाइ्जत्य | बन्धु-बांघवों के साथ एक पंक्ति में बंठने का 
अधिकारी न हो, जाति बहिष्कृत । 

अपाहुग:---गक: [अपाहझुगं तियंक्‌ चलति नंत्र यत्र अप-+- 
अड्भ घञआ, कन्‌ च] . आँख की बाहरी कोर, या आंख 
की कोण--चलापाडगां दृष्टि-श ० १।२४, 2. सम्प्रदाय 
सूचक मार्थे का तिलक 3. कामदेव, प्रेम का देवता । 
सम ०---वशनम्‌ ,--वृष्टिः (रत्री ०)--विलोकितम्‌,--- 
वीक्षणम तिरछी चितवन, कनखियों से देखना, पलक 
झपकना, --देशः आंख की कोर, --नेत्र (वि०) 
सुन्दर कनखियों से युक्त आँखों वाला (यह प्रायः: 
स्त्रियों का विशषण हैँ) यदियं पुनरप्यपाझगनेत्रा परि- 
वृत्तार्धमुखी मयाद्य दृष्टा - विक्रम० १।१७ | 

अपाच्‌ |, [ अपाजञ्वति-अञ्च्‌-|-क्विप्‌ ] !. पीछे की ओर 

अपांच | जाने वाला ॥ भी पीछे स्थित, 2, अमुक्त, अस्पष्ट 
3, पश्चिमी 4. दक्षिणी---क (अव्य०) ॥. पीछे, पीछे 
की ओर 2. पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर । 

अपाची [ अप-+-अञ्च्‌--क्विन्‌ स्त्रियाँ डोप्‌ ] दक्षिण या 
परश्चिचम दिशा, 'इतरा--उत्तर दिशा | 

अपाचीन (वि०) [ अपाची--ख ] . पीछे की ओर स्थित, 
पीछे की ओर मुड़ा हुआ 2. अदृश्य, अप्रत्यक्ष---ऋक 
७।६।४ 3. दक्षिणी 4. पश्चिमी 5. विरोधी । 


अपाच्य (वि०) [ अपाची-+-यत्‌ ] पश्चिमी और दक्षिणी | 

अपाणिनीय (वि०) [ न० त० ]. जो पाणिनि के नियमों 
के अनुकल न हो 2. जिसने पाणिनि-व्याकरण को 
भली भाँति नहीं पढ़ा हो, पल्लवग्राही विद्वान, संस्कृत 
का अल्पज्ञान रखने वाला । 

अपात्रम्‌ [ न० त० ] . निकम्मा बतेन 2. (आलं०]) 
अयोग्य या अनधिकारी पुरुष, दान लेने के लिए 
अयोग्य 3. कुपात्र, जो उपहार दान आदि का अधि- 
कारी न हो। सम० --हत्या, अपात्रीकरणम्‌ 
अनुचित तथा निर्मंर्याद कम करना, अपात्रता, दे० 
मनु० ११७७०, --दायिन अयोग्य पुरुषों को देने 
वाला, --भत्‌ (वि०) अयोग्य और निकम्मे व्यक्तियों 
का भरणपोषण करने वाला--आयेणापात्रभुद्धवर्ति 
राजा---पंच० १॥ 

अपादानमभ्‌ [ अप-+-आ-+दा+-ल्‍्यूट ] . ले जाना, दूर 
करना, अपसरण 2. (व्या० में) अपा० का अर्थ-- 
घ्रवमपायेडपादानमू--पा० १४२४ | 

अपाध्वन्‌ (प्‌ं०) [ अपकृष्ट: अध्वा प्रा० स० ] कुमार्ग, 
ब्रामाग । 

अपानः | अप--अन्‌ू +-अच्‌ू, अपानयति | 9४४०४ कक 
-|-आ--नी-+-ड वा | श्वास बाहर , रकास 
लेने की क्रिया, शरीर में रहने वाले पाँच पवनों में से 


६२े ) 


एक जो कि नीचे की ओर जाता हैं तथा गुदा के मार्ग 
से बाहर निकलता हैं; --नः, --नम्‌ गुदा । सम० 
-ढारस्‌ गुदा, --पवनः, --वायुः प्राणवायु--जिसे 
अपान कहते हैं । 
अपानत (वि०) [ ब० स० ] मिथ्यात्व से रहित, सत्य । 
अपाप-पिन्‌ (वि०) [ ब० स०, णिनि वा ] निष्पाप, पवित्र 
पुण्यात्मा । 
अपाभ्‌ (अप्‌-जल-का संबं० ब॒० व० )[समास में प्रथम पद के 
रूप में प्रयकत ]--ज्योतिस (न०) बिजली, --नपात्‌ 
अग्नि और सावित्री की उपाधि, ---नाथ:, --पतिः (. 
समुद्र 2. वरुण, --निधि: . समुद्र 2. विष्णु, -पाथस्‌ 
(नपुं०) भोजन, --पित्तम्‌ अग्नि ---योनिः समुद्र । 
अपामार्ग: [ अप--मृज्‌--घज् कुत्वदीधों |] चिचड़ा, -एक 
। 


बूटी 
अपामाज नम [ अप-+-मज+- हे ] सफाई करना, शुद्धि 


करना, (रोग पापादिक) को दूर करना । 
अपायः [ अप--इ--भच्‌ ] 4. चले जाना, बिदाई 2. 
वियोग-ध्रुवमपाये5पादानम्‌--पा ० १४१२४, येन जात॑ 
प्रियापायें कड्वदं हंसकोकिलम्‌-भट्टि० ६॥७५, 3. 
ओझल होना, लोप, अभाव 4. नाठ, हानि, संहार -- 
करणापायविभिन्‍नवर्णया---रघु० ८।४२, 5. अनिष्ट, 
दुर्भाग्य, विपत्ति, भय (विप० उपाय ) काय: संनिहिता- 
पाय:--हि० ४।६५, 6. हानि, क्षति | 
अपार (वि०) [न० त० ]7. जिसका पार न हो 2. 
असीम, सीमारहित 3. जो समाप्त न हो, अत्यधिक 
4. पहुँच के बाहर 5. जिसे पार करना कठिन हो, 
जिस पर विजय न पाई जा सके, --रुम नदी का 
दूसरा तट । 
अपार्थ (वि०) [ अप-|-अर्द+क्त ] . दूरस्थ, दूरवर्त्ती, 2. 
निकटस्थ । 
अपार्थ ३ (वि०) [ अपगतः: अथः यस्मात्‌--ब० स० ] 
अपार्यक $ . व्यर्थ, अलाभकर, निकेम्मा, 2. निरथंक, 
अर्थहीन, --शंम्‌ अर्थवीन, या असंगत बात या तक 
(सा० शा० की दृष्टि से रचना संबंधी दोष तु० काव्य० 
३।२८, समुदायार्थशून्यं यत्तदपार्थमितीष्यते ) । 
अपावरणभ्‌ [ अप-आ+-+-ब्‌+-ल्‍्युट्‌, क्तिन वा | 
अपावतिः (स्त्री०) | . उद्घाटन 2. ढकना, छपेटना, 
घेरना 3. छिपाना, गोपन करना । 


अपाधतंनम्‌ | [ अप--आ-+बृत्‌-+-ल्युटू, क्तिन्‌ 
अपावत्तिः (स्त्री०) $ वा ] !. लोटना, पीछे हटना, अपक- 
षेंण 2. घूमना । 


अपाधक्षय (वि०) [ब० स० ] आश्रयहीन, निरवलंब, 
असहाय, --थंः शरण, सहारा, जिसका सहारा लिया 
जाय 2. चंदोवा, शामियाना, 3. घिरहाना । 

अपासंग: | अप-+-आ-+-संज्‌+घरा | तरकस | 


( 


., अपासनम्‌ [ अप-+-अस्‌--ल्युद ] . फेंक देना, रददी कर 

देना 2. छोड देना 3. वध करना । 

अपासरणम्‌ [ अप-+-आ-+-सु-+-ल्युट्‌ ] बिदाई, छरौटना, 
दूर हटना--दे ० 'अपसरण । 

अपासु (वि०) [ ब० स० |] निर्जीव, मत । 

अपि (अव्य०) [| कई बार भागूरि के मतानुसार अ' का 
लोप--वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयो: --पिघा, 
पिधानम्‌ आदि ] . (संज्ञा और धातुओं के साथ 
प्रयकत होकर) निकट या ऊपर रखना, की ओर ले 
जाना, तक पहुँचाना, सामीष्य सन्निकटता आदि 2. 
(पृथक्‌ क्रि० वि० या संयो० अव्य० के रूप में) और, 
भी, एवम्‌, पुनर्च, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त-- 
अस्ति मे सोदरस्नहोप्येतेष--श० १, अपनी ओर से 
तो, अपनी बारी आने पर--विष्णुशमंणांपि राज- 
पुत्रा: पाठिता:---पंच ० १; अपि अपि, अपि च, भी, 
और भी,-अपि स्तुहि, अपि सिंच --सिद्धा० न नापि 
न चंव, न वापि, नापि वा, न चापि न--न, 3. 'भी' 
'अति “बहुत शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए भी 
बहुधा इसका प्रयोग होता है, अद्यापि--आज भी, 
इदानीमपि---अब भी, यद्यपि---अग्चे, चाहे, तथापि -- 
तो भी, कई बार केवल “तथापि शब्द के प्रयोग से ही 
'यद्यपि' का अध्याहार कर लिया जाता हँ--उदा० 
कि० १।२८, 4. अगर्चे (भी, चाहे)--सरसिजमनुविद्धं 
शैवलेनापि रम्यम्‌ू--श० १।२०, चाहे ऊपर से ढका 
हुआ; इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी --श० चाहे 
वल्कल वस्त्र में 5. (वाक्य के आरम्भ में प्रयकत होकर 
प्रश्न सूचक ) अपि सन्निहितो5त्र कुलपति:--श० १, 
अपि क्रियार्थसुलूभं समित्कुशम्‌......अपि स्वशक्त्या 
तपसि प्रवतेसे--कु० ५॥३३, ३४, ३५, 6. आश्या, 
प्रत्याशा (प्रायः विधिलिझ के साथ) कृतं रामसदशं 
कर्म, अपिजीवेत्स ब्राह्मणशिशु:--उत्तर० २ मुझे आशा 
हैं कि ब्राह्मण बालक जी उठेगा। विशे० इस अर्थ 
में 'अपि' बहुधा “नाम के साथ जुड़ कर निम्नांकित 
भाव प्रकट करता हूँ (क) संभावना “शकक्‍्यता' (ख) 
शायद, संभवत: (ग) 'क्या ही अच्छा हो यदि', 'मेरी 
आंतरिक इच्छा या आशा हैं कि---अपि नाम कुलपते- 
रियमसवर्णक्षेत्र-संभवा स्थातू, श० १, श० ७, तदपि 
नाम मनागवतीर्णोंसि रतिरमणबाणगोच रम्‌ -मा० १, 
शायद, सम्भवत:--अपि नामाहं पुरूरवा भवेयम्‌ 
विक्रम ०--क्‍्या ही अच्छा होता यदि में पुरूरवा होता 
7. ( प्रन्‍नवाचक शब्दों के साथ जुड़ कर “अनिद्चितता' 
के अर्थ को बतलाता हैं) कोई, कुछ, कोषि--कोई, 
किमपि --कुछ, कुत्रापि--कहीं; इस शब्द को '“अज्ञात' 
'अवणणनीय' “अनभिधेय' अर्थ में भी प्रयक्‍त किया 
जाता हे--व्यतिषजति पदार्थानान्तर: कोपि हेतु:-- 


5्रे 


) 


उत्तर० ६।१२, 8. (संख्या वाचक शब्दों के पर्चात्‌ 
प्रयुक्त होने पर 'कात्स्न्य' और 'समस्तता' का अर्थ होता 
है) चतुर्णामपि वर्णानाम--चारों वर्णों का, 9. (यह 
शब्द कभी २ 'संदेह “अनिश्चितता' और '<“शंका' भी 
प्रकट करता हैं )---अपि चौरो भवेत्‌ ---गण ० शायद वहाँ 
चोर हैँ 40. (विधिलिहझ के साथ 'संभावना' अथ॑ होता 
है )--अपि स्तुयाद्विष्णुम, . घृणा, निन्‍्दा--अपि 
जायां त्यजसि जातु गणिकामाथत्से गहितमेतत्‌--- 
सिद्धा ०, लज्जा की बात है, धिक्‍्कार हँै-घिग्जाल्मं देव- 
दत्तमपि सिचेत्पलांडमू, 42. लोट लकार के साथ 
प्रयुक्त होकर “वक्ता की उदासीनता' प्रकट करता हैं 
और दूसरे को यथारुचि कार्य करने देता हैं--अपि 
स्तुहि--सिद्धा० (आप चाहें तो) स्तुति करें,--अपि 
स्तुह्यपि सेघास्मांस्तथ्यमुक्तं नराशन--भट्टि ० ८।८२ 
43. कभी विस्मयादि द्योतक अव्यय के रूप में भी 
प्रयकत होता हैं 4. 'इसलिए' 'फलत:' (अत एव) के 
अर्थ में कभी ही प्रयुक्त होता है 5. संबं० के साथ 
प्रयुक्त होकर “अध्याहार' के भाव को प्रफट करता है- 
उदा० - सर्पिषोषपि स्याृत्‌,--यहाँ (बिन्द्रपि--जरा 
सा, एक बूंद) जेसा कोई शब्द अध्याहृत किया जाता 
है, संभवत: 'एक बँँद घी' अभिप्रेत हैं । 

अपिगीण (वि०) [| अपि-+-ग-+-क्‍्त | [. स्तुति किया गया, 
यशस्वी 2. कथित, वाणित । क्‍ 

अपिच्छिल (वि०) [न० त०] . जो गदला न हो, स्वच्छ 
अपंकिल 2. गहरा ॥ 

अपितृक (वि०) [न० ब०]. जिसका पिता जीवित न हो, 
2. अपेतक । 

अपिन्र्य (वि०) [न० त०] अपैतक | 

अपिधानम्‌, पिधानम्‌ [अपि--धा --ल्युट्‌, भागरि के मत 
में विकल्प से 'अलोप] . ढकना, छिपाना 2. चादर, 
ढक्‍कन, आच्छादन (आलं० भी) । 

अपिधिः (स्त्री०( [अपि-+-धघा-+-कि] छिपाव । 

अपिब्रत (वि०) [ब० स०-अपि संसष्टं ब्रतं भोजनं नियमों 
वा यस्य | धामिक कृत्य का सहभागी, रक्‍त द्वारा संबद्ध । 

अपिहित, पिहित [अपि--धा--क्त--भाग्रिमतेन अकार 
लोप: ] !. बंद, बंद किया हुआ, ढका हुआ, छिपाया 
हुआ (आलं० भी ) बाष्पापिहित---आँसुओं से ढका 

6४ जो छिपा न हो, सरल, स्पष्ट,--अर्थो गिराम- 

पिहित : पिहितइच किचित्‌ सत्यं चकास्ति मरह॒द्॒वधस्त- 
ताभ:ः -- सुभा 0 | 

अपीति: (स्त्री०) [अपि-+-इ--क्तिन्‌] ॥. प्रवेश, उपागम 
2. विघटन, नाश, हानि 3. प्ररुय--अपीतौ तद्वत 
प्रसंगादसमउ्जसम्‌---ब्रह्म ० । 

अपीनसः [अपीनाय, अपीनत्वाय सीयते कल्पते कमंकतंरि 
क--तारा ० ] नाक को शुष्कता, जुकाम । 


( 


अप॑स्का (स्त्री०) [नाप्ति पुमान्‌ यस्या:--न० ब०] बिना 
पति की स्त्री --नापुंस्कासीति मे मति:--भट्ठि ० ५।७० । 

अपुत्र: [न० त० ] जो पुत्र न हो, (वि० )-पुत्रक(वि० ) (स्त्री ० 
-त्रिका ) जिसके कोई पुत्र या उत्तराधिकारी न हो । 

अपुत्रिका (स्त्री०) [न० ब० कप, टाप इत्वं च] पुत्रहीन 
पिता की ऐसी कन्या जिसके कोई पुत्र न हो; जो पुत्रा- 
भाव को स्थिति में पिता द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए 
नियत न की गई हो, तु० अक्ृता । 


अपुनर्‌ (अव्य०) [न०त०] फिर नहीं, एक ही बार, सदा 
के लिए । (वि०) न लौटने वाला, 
मृत,---आदानम्‌ फिर न लेना, वापिस न लेना-- 
आवकत्तिः (स्त्री०) फिर न लोटना, परम गति, -- 
प्राप्य (वि०) जो फिर प्राप्त न हो सके,--भवः: 4. 
जो फिर उत्पन्न न हो (रोगादिक भो), 2. मोक्ष या 
प्रमगति। द 

अपुष्ट (वि०) [न० त०] 4. जिसका पोषण ठीक तंरह से 


न हुआ हो, दुबला पतला, जो स्थल न हो 2. (स्वर) | 


जो ऊंचा या भीषण न हो, मदु, मनन्‍्द 3. (सा०शा० ) 
जो (अर्थ का) पोषक या सहायक न हो असंबद्ध, 
अर्थदोषों में से एक --उदा० सा० द० ५७५--बिलोक्य 
वितते व्योम्नि विधं मंच रुषे प्रियं--यहाँ आकाश का 
विशंषण 'वितत' शब्द क्रोध की शान्ति में कोई: सहा- 
यता नहीं करता --इसलिए असंबद्ध हें । 

अपूप: [न पयते विशीयंते--पूर-न प, न० त० तारा०] माल- 
पुआ, शकरादिक डाल कर बनाया गया रोटी से मोटा 
पदाथ्थं, इसे 'पड़ा' कहते हैं । 

अपपीय, अपृष्य (वि०) [ अपूपाय हितम्‌-छ, यत्‌ च॒ | 

अपूप संबन्धी,--प्यम््‌ --आटा, भोजन । 

अप्रणी (स्त्री०) [न० त०] सेमल का पेड़ । 

अपूर्ण (वि०) [न० त०] जो पूरा या भरा न हो, अधूरा 
असम्पन्न--अपूर्ण मेकेन शत॑ ऋतूनाम्‌--रघु ० ३।८८ 
अपूर्ण एवं पंचरात्रे दोहदस्य--मालवि ० ३। 


अपूर्व (वि०) [न० ब० | . जैसा पहले न हुआ हो, जो 
पहले विद्यमान न था, बिल्कुल नया,--अपूर्व मिदं 
नाटकम्‌ --श० १।२, 2. अनोखा, असाधारण, अद्भुत; 
--अपूर्वो दश्यते वक्ति: कामिन्या: स्तनमंडले, दरतों 
दहतीवांगं॑ हृदि लरग्नस्तु शीतऊू:-श्वृंगार० १७, 
निराला, अनुयम, अमूतपूर्वी”अपूर्वकर्मचाण्डालमपि 
मुग्धे विमुंच मामु-उत्तर ० १।४६, अप्रतिम न॒शंसता 
करने वाली 3. अज्ञात 4. अप्रथम 
का दुरवर्ती फल जैसा कि सत्कार्यों के फलस्वरूप स्वगे- 
प्राप्ति 2. इृष्ट और अनिष्ट जो भावी सूख दुःख के 
अन्तिम कारण है;--वों: परब्रह्म + सम०--पति: 
(स्त्री ०) जिसे अभी तक पति प्राप्त नहीं हुआ, कुमारी 
कन्या,--बविधि: वया आधिकारिक निदेश या आज्ञा । 


६४ ) 


अपथक * अव्य०) [न० त०] अलग से नहीं, साथ-साथ, 
समष्टि रूप से । 

अपेक्षणम्‌ ॥ [अप्‌+ईक्ष+ल्यूट, अप-ईक्ष--अ) ॥ 

अपेक्षा प्र्याशा, आशा, चाह, 2. आवश्यकता 
जरूरत, कारण---प्रायः समास में स्फलिगावस्थया 
वन्निरेघापेक्ष इव स्थित:---श० ७।१५, जलने की 
प्रतीक्षा में 3. विचार उल्लेख, लिहाज--कर्म के साथ 
अधि० में, प्रायः समास में; करण० या कभी-कभी 
अधि० में, (अपेक्षया, अपेक्षायां) समास में बहुधा 
प्रयकत का अथ--'का उल्लेख करते हुए! लिहाज करके' 
के निमित्त' नियमापेक्षया--रघु०।४९, प्रथमस॒क्ृता- 
पेक्षया--मेघ० १७; अत्र व्यंग्यं गुणीभमत तदपेक्षया 
वाच्यस्येव चमत्कारिकत्वातू-काव्य ० १, इसकी तुलना 
में 4. मेलजोल, संबंध 5. देखभाल, ध्यान, सावधानी 
5दैशापेक्षास्तथा ययं॑ याता दायांगुलीयकम्‌--भट्)ि० 
७।४९, 6. सम्मान,, समादर 7. (व्या० में)-- 
आकांछ्षा 


अपेक्षणोय, +) (वि०) [ अप-ईक्ष +- अनीयर, तब्यत, 
अपेक्षितव्य, > ण्यट वा |) अपेक्षा करने के योग्य, जिसकी 
अपेक्ष्य . / आवश्यकता या आशा हो, जिसकी प्रत्याज्ञा 


या वितार किया जा सके; वाञ्छनीय । 

अपेक्षित (भू० क० क्ृ०) [ अप-ईक्ष--क्त | जिसकी 
तलाश की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी 
आवश्यकता. हो, जिसका विचार किया गया हो, 
>-तम्‌ चाह, इच्छा, लिहाज, उल्लेख | 

अपेत (भू० क० .कृ०) [ अप--३-क्त | 4. गया हुआ, 
ओझल हुआ, अपेतयद्धाभिनिवेशसोम्या--शि० ३॥१, 
2. वियुक्त या विचलित, विरुद्ध (अपा० के साथ) 
अथदिनपेतम्‌ अथ्यम--सिद्धा०, 3. मकक्‍त, वंचित 
(अपा० के साथ या समास मं) सुखादपेत:--सिद्धा ० 
उदवहृदनवस्या तामवद्यादपेत: --रघु० ७।१०, निर्दोष । 


अपेहि (लोट म० पु० ए० व० ) (मय्रव्यंसकादि श्रेणी 

से संबद्ध समासों के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त) 

?द्वितीया, 'स्वागता आदि जहाँ इस क्षब्द का 

अथ होता हैं “के बिना” “निकाल कर “सम्मिलित न 

करके उदा० 'वाणिजा--इस प्रकार का समारोह 

जहाँ व्यापारियों को" संमिलित न किया जाय,--इसी 
प्रकार द्वितीया आदि । द 


अपोगंड: [ अपसि ( वेधकमंणि) गंड: त्याज्य:--तारा० |] 


4. अधिक अंगों वाला, या कम अंगों वाला 2. जो 
सोलह बरस से कम आय का न हो, मनु० २१४८ 3 
शिकश्षु 4. अतिभीरु 5. झर्रीदार । 

अपोढ (बि०) [ अप+वह +क्त ] दूर हटाया गया 
(अपा ० के साथ ); कल्पनापोढ:ः -- कल्‍्पनाया: अपोढ: ; 
दे० अपप्वक “वह । 


( ६५ 


अपोह: [ अप-+-वह + घञ ] 4. हटाना, दूर करना, विरो 
पण 2. तक शक्ति के प्रयोग द्वारा श्द्भानिवारण 3 
तक देता, युक्ति देना 4. निषंधात्मक तकना (विप&७ 
ऊहः अपरतक निरासाय क्ृतो विपरीतस्तक: ) ,--स्वय- 
महापोहासमर्थे:---महाभा ०, ऊहापोहमिमं सरोजनयना 
यावद्विचत्तेतराम---भामि ० २७४, अतः ऊहापोह -- 
किसी प्रइन से संबद्ध पूर्ण चर्चा 5. प्रसंगानुकल वर्ग के 
अन्दर न आने वाली बातों को विचार-कोटि से निकाल 
देता; --तद्वानपोहो वा शब्दा्थ: (यहाँ माहेश्वर 'अपोह 
का अथ अतद्ययावत्ति: अर्थात्‌ 'तद्धिन्रत्याग: करते हैं) 
अपोहनम्‌ [ अप-+-बवह +ल्यट | 4. हटाना"-अपोह, 
तकशक्ति--मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च-भग० १५।१५, 
अपोहनोय | (वि०) [ अप+वह +अनीयर, ण्यत्‌ वा। 
अपोह्य दूर हटाने या ले जाने के योग्य, प्रायश्चित्त 
(पाप का) करने के योग्य; -तके द्वारा स्थापित करने 
के योग्य । 
अपोरुष-अपोरुषेय (वि०) [ नास्ति पौरुषं यस्मिन न० ब० 
न पोरुषेयः--न ० त० | . पुरुषार्थशीन, कायर, भीरु 
2. अलोकिक, अपुरुषोचित, ईश्वरक्ृत--अपौरुषेया 
वेदा: अपौरुषेयप्रतिष्ठ: सुवर्ण बिन्दुरित्याख्याते---मा ० 
९, जो मनुष्य द्वारा न स्थापित किया गया हो । --बम, 
षेयम . कायरता 2. ईश्वरीय शक्ति । 


अप्तोर्यामः.-मन्‌ [ अप्तो: शरी रस्य पावकत्वात्‌ याम इव-- 
अलक समास: | एक यज्ञ का नाम, सामवेद के एक 
मंत्र का नाम जो उक्त यज्ञ की समाप्ति पर बोला 
जाता है; ज्योतिष्टोम यज्ञ का अंतिम या सातवाँ भाग | 

अप्ययः | अपि--इ--अच | 4. उपागमन, सम्मिलन 2 
(नदियों का ) उमड़ना, 3. प्रवेश, नष्ट होना, अन्तर्धान, 
लय, किसी एक में लीन हो जाना 4. नाश । 

अप्रकरणम्‌ [ न० त० ] जो मुख्य या प्रधान विषय न हो 
अप्रासंगिक या असंबद्ध विषय । 


अप्रकाश (वि०) [ न० ब०| 4. न चमकने वाला, अंध- 
कारपूर्ण, प्रकाशरहित (आलं० भी )--प्रकाशदचाप्रका- 
शइशच लोकालोक इवाचल:--रघु० १।६८, 2. स्वत 
प्रकाशित 3. गुप्त, रहस्य,--शम्‌,--हझे ( अव्य ० ) गृप्त- 
रूप से, अप्रकट । 

अप्रकृत (वि०) [न० त०] . जो मख्य या प्रधान न हो 
आनुषंगिक 2. अप्रस्तुत, विषय से असंबद्ध, दे० प्रकृत 
प्रस्तुत, अप्रकृतमनुसंधा---इधर-उधरकी ( विषय से 
बाहर की ) बातें बनाना, विषयानकल बात न करना 
-“तम्‌ (सा० शा० में) उपमान अर्थात्‌ तुलना का 
मानक (विप० उपमेय ) 

अप्रगम (वि०) [न० ब० | इतनी तेजी से जाने वाला कि 
दूसरे जिसका अनुसरण न कर सकें । 

अप्रगल्म (वि०) [न० त०] साहसहीन, शर्मीला, विनीत 

हे 


) 


(विप० घृष्ट )--धृष्ट: पाइवें वसति नियतं दूरतरचा- 
प्रगल्भ:--हि० २।२६ । 

अप्रगण (वि०) [न० ब० | विस्मित, व्याकुल । 

अप्रज (वि०) [न० ब० | . निस्संतान, संतान रहित 2. 
अजात 3. जहाँ बस्ती न हो, बिना बसा। 

अप्रजस ३ (वि०) [न० ब०] संतान रहित, जिसके कोई 

अप्रजात |; बच्चा या संतान न हो--अतीतायामप्रजसि 
बांधवास्तदवाप्नुयु:--याज्ञ ० २।१४४,--ता निस्संतान 
स्‍त्री, बांझ स्त्री । 

अप्रतिकर्मनन्‌ (वि०) [न० ब०] [. अनुपम कार्य करने 
वाला, 2. अनिवार्य । 

अप्रति (तो) कार (वि०) [न०ब०] लाइलाज, असहाय । 

अप्रतिघ (वि०) [न० ब०] . जिसे हराया न जा सके, 
अजय 2. जिसे रोका न जा सके 3. अक्रृद्ध । 

अप्रतिट्न्द्र ( वि०) [न०ब०] . युद्ध में जिसका कोई प्रति- 
दंढ्वी न हो, अप्रतिरोध्य 2. अन॒ठा, लाजवाब । 

अप्रतिपक्ष (वि०) [न० ब०] 7. अप्रतियोगी, विपक्षशन्य 
2. अनुपम । 

अप्रतिपत्तिः (स्त्री०) [न० ब०] . काय का सम्पन्न न 
होना, अस्वीकृति, 2. उपेक्षा, अवहेलना 3. समझदारी 
का अभाव 4. निश्चय का अभाव, अव्यवस्था, विद्व- 
लता--- विद्धल आदि का० १५९ (अप्रतिपत्तिजंडता 
स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभि:) त्तिसाध्वलजडा--का ० 
२४० 5. (अतः) स्फूति का अभाव,--उत्त रस्याप्रति- 
पत्तिरप्रतिभा--गौतम ० । 


अप्रतिबन्ध (वि०) [न० ब०] . निर्बाध, बेरोकटोक 2. 
बिना झगड़े के जन्म से प्राप्त, जिसमें किसी दूसरे का 
भाग न ही (उत्तराधिकार की भाँति) । 

अप्रतिबल (वि०) [न० ब०] अप्रतिरोध्य शक्ति वाला, 
अनुपम बलशाली । 

अप्रतिभ (वि०) [न० ब०] . विनीत, सलज्ज 2. अप्रत्य- 
त्पन्नमति, मंदबुद्धि । 

अप्रतिभद (वि०) [ न० ब० |] अप्रतिद्वन्द्दी--ट: बेजोड़ 
योद्धा । 

अप्रतिम (वि०) [न० ब०] अतुलनीय, बेजोड़, अप्रतिद्वन्द्दी 
इसी प्रकार अप्रतिमान । 

अप्रतिरथ (वि०) [न०ब०] ऐसा वीर पुरुष जिसके मका- 
बले का योद्धा और कोई न हो, बेजोड़, अप्रतिद्वन्द्दी 
योद्धा--दौष्यन्तिमप्रतिरं तनयं निवेश्य---श ० ४]२० 
3,७।२३ ३ । 

अप्रतिरव (वि० 
शताधिकभोग: 
मिता० । 

अप्रतिरूप (वि०) [ न० ब० ] 4. अननुरूप, अयोग्य 2. 
अनुपम रूप वाला 3. अनूठा । 


) [न० ब०) निविरोध, निविवाद--वर्ष- 
सनन्‍्ततो5प्रतिरव: स्वत्व॑ गमयति--- 


( 


अप्रतिवोयथें (वि०) [न० ब०] अतुलशक्तिशाली । 

अप्रतिशासन (वि०) [न० ब०] जिसका प्रतिद्वन्द्दी शासक 
न हो, जहाँ एक ही व्यक्ति का राज्य हो--रघु७ 
८।२७ । 

अप्रतिष्ठ (वि०) [न० ब०] . अस्थिर, अदृढ़, अस्थायी 
2. अलाभकर, व्यर्थ 3. बदनाम । 

अप्रतिष्ठानम्‌ [न० त०] अस्थिरता, दृढ़ता का अभाव 
( आलरुं० भी )--तकप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयम 
+-शारी० । ॥ 

अप्रतिहत (वि०) [ न० त० ] 4. निर्बाच, बाधा रहित, 
अप्रतिरोध्य--अस्मद्गहे “गति:--पंच० १; जुम्भता- 
मप्रतिहतप्रसरमायंस्य क्रोपज्योति:--वेणी ० १; शक्ति 
बेजोड़ शक्तिसम्पन्न 2. अक्षण्ण, अक्षत, अप्रभावित ; 
--सा जबद्धिरप्रतिहता--भतं ० २।४० पंच० ४।२६, 
इसी प्रकार चित्त, सनस 3. जो निराश न हो । सम० 
नेत्र (वि०) स्वस्थ आंखों वाला । 

अप्रतोत (वि०) [न० त०| . अप्रसन्न, अप्रहृष्ट 2. (सा० 
शा० में) जो स्पष्ट रूप से न समझा जा सके, एक 
प्रकार का शब्ददोष (उस शब्द को “अप्रतीत' कहते हूँ 
जो किसी विशिष्ट स्थान पर ही प्रयुक्त होता हो, 
सामान्‍य प्रयोग का शब्द न हो) । दे० काव्य ० ७। 

अप्रत्ता [_० त०] कुमारी कन्या, जिसका दान न किया 
गया हो । 

अप्रत्यक्ष (वि०) [न० ब०] . अदृश्य, अगोचर 2. अज्ञात 
अनुपस्थित । 

अप्रत्यय (वि०) [न० ब०] . आत्मविद्वास रहित, अवि- 
इवासी-- (अधि ० के साथ ) बलवदपि शिक्षितानामात्म- 
न्यप्रत्ययं चेत:--श० १।२ 2. अनभिज्ञ 3. (व्या० में) 
प्रत्यय रहित,--यब: । आशंका, अविश्वास, विश्वास का 
अभाव--द्षेत्रमप्रत्ययानाम--पंच ० १।१ ९१2. समझ 
में न आने वाला 3. जो प्रत्यय न हो--अर्थ॑वदधाततुर- 
प्रत्यय: प्रातिपदिकम--पा ० १॥२॥४५। 


अप्रदक्षिणम्‌ (अव्य०) [न० त०] बाएँ से दाहिती ओर । 

अप्रधान (वि०) [न० त०] अघीन, गौण, घटिया --आवां 
तावदप्रधानौ--हि० २,-नम (ता त्वम) ॥. 
अधीनता, गौणस्थिति, घटियापन 2. गौण या अमख्य 
कार्य (अप्रधान' शब्द प्राय: नपुं० में प्रयक्‍त होता है 
चाहे वह अकेला प्रयुक्त हो या समास में) । 

अप्रषष्य (वि०) [न० त०] जो जीता न जा सके, अजेय 
यदाश्रोष॑ भीष्ममत्यन्तशरं हतं पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यम्‌ 
-महा ०, मालवि० ५१७ । 

अप्रभ (वि०) | न० त०] 4. शक्तिहीन, अशक्त 2. अस- 
मर्थ, अयोग्य, अक्षम: (संब० या अधि० के साथ ) । 

अप्रमत्त (वि०) [न० त०] जो प्रमादी न हो, खबरदार, 
सावघात, जागरूक । 


६६ 


) 


अप्रमद (वि०) [न० ब० | आमोद-प्रमोद से विरत, उदास, 
अप्रसन्न । 

अञ्मरा [न० त०] श्रांत ज्ञान (विप० प्रमा) । 

अप्रमाण (वि०) [न० ब०] . असीमित, अपरिमित 2. 
अनधिकृत 3. अप्रामाणिक, अविश्वस्त--श० ५२५ 

णन््‌ [न० त०] जो किसी कार्य में प्रमाण रूप से 
प्रस्तुत न किया जा सके; अर्थात्‌ वह काये जी अप- 
रिहाये न समझा जाय 2. असंबद्धता । 

अप्रमाद (वि०) [ न० ब० ] खबरदार, जागरूक--दः 
[ न० त० ) खबरदारी, अवधान, जागरूकता । 


अप्रमेष (वि०) [ न० त० |] . अपरिमित, असीमित, 
सीमारहित, 2. जिसका भलीभाँति निश्चय न किया 
जा सके, न समझा जा सके: अज्ञय--अचित्यस्या- 
प्रमेपस्प कार्यतत्त्वार्थविद्रभ:--मनु ० १३ >-यम्‌ 
ब्रह्म । 

अप्रयाणिः (स्त्री०) [ नझ -++प्र+या-+-अनि ] न जाना, 
प्रगति न करना, (केवल कोसने के लिए ही प्रयुक्त 
होता हैं )-अप्रयाणिस्ते शठ भूयात्‌-सिद्धा ० (भगवान्‌ 
करे, तुम प्रगति न कर सको) दे० अजीवनि, 

अप्रयक्त (व०) [ न० त० ]!. जो इस्तेमाल न किया 
गया हो, जो काम में न लाया गया हो, अव्यवहत, 
2. गलत तरीके से काम मे लाया गया हछाब्द 3. 
विरल, असामान्य (सा० शा० में), (शब्द के रूप में 
किसी विश्येष अर्थ या लिंग में प्रयकत चाहे वह कोश- 
कारों से सम्मत ही क्‍यों न हो,--वथा मन्‍्ये देवतो5स्य 

: पिशाचो राक्षसोष्थवा काव्य ० ७, यहाँ “देवत' शब्द 
: “अमरकोश” द्वारा सम्मत होने पर भी कवियों के 

द्वारा पुंछिग में प्रयकत नहीं किया जाता--अतः 
यह “अप्रयुक्त' हैं) । 

अप्रवत्ति ; ( स्त्री ० ) | न० त० | . काये में न रूगना, 
प्रगति न करना, किसी बात का न होता 2. आलस्य, 
क्रियाशन्यता, उत्तेजन या प्रोत्साहन का अभाव । 

अप्रसंड्र: [ न० त० ] . आसक्ति का अभाव 2. संबंध का 
अभाव 3. अनुपयकत समय या अवसर,--अप्रसद्भा- 
भिधाने च श्रोतु: श्रद्धा न जायते । 

अप्रसिद्ध (वि०) [ न० त० | 4, अज्ञात, तुच्छ,--कु ० 
३।१९, 2. असाधारण, असामान्य । 

अप्रस्ताधिक (वि० ) [ स्त्री०--की ० | [ न० त० ] विषय 
से संबंध न रखने वाला, असंगत (-अप्रास्ताविक 
दे०) । 

अप्रस्तुत (वि०) [न० त०]. जो समय या विषय के उप- 
यक्‍त न हो, जो प्रसंगानुकूल न हो, असंगत 2. बेहदा, 
मर्खतापूर्ण 3. आकस्मिक, असंबद्ध । सम० --प्रशंसा- 
एक अलंकार जिसमें विषय से भिन्‍न अर्थात्‌ अप्रस्तुत 
का वर्णन करने से प्रस्तुत अर्थात्‌ विषय का संकेत हो 


( 


जाता हे--अग्रस्तुतप्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया-- 
काव्य० १०, इसके ५ भेद हँः--कार्य निमित्त 
सामान्य विशेष प्रस्तुत सति, तदन्यस्यथ वचस्तुल्ये 
तुल्यस्येति च पंचधा--अर्थात्‌ जबकि प्रस्तुत विषय 
पर (क) काये के रूप में दृष्टिपात किया जाय--- 
जिसकी सूचना कारण बतलाकर दी जाती है, (ख) 
जब काये को बतलाकर कारण पर दृष्टिपात किया 
जाय । (ग) जब कोई विशेष निदर्शन देकर सामान्य 
बात पर दृष्टि डाली जाय (घ) जब किसी सामान्य 
बात का कथन करके विशेष निद्शन पर दृष्टिपात 
किया जाय, अथवा (डः)जब कि समान बात का कथन 
करके समान बात पर दृष्टिपात किया जाय, उदा० 
के लिए का० १० ओर सा० द० 9०६ | 

अप्रहूत (वि०) [ न० त० ] 4. जिसे चोट न लगी हो 2. 
परत को भूमि, अनजुती 2. नया या कोरा कपड़ा । 

अप्राकरणिक (वि०) [ स्त्री-की | [ न० त० |[. जो 
प्रकरण से संबंध न रखता हो,---अप्राकरणिकस्याभि- 

. घानेन प्राकरणिकस्याक्षेपो5प्रस्तुत प्रशंसा-काव्य ० १० । 

अप्राकृत (वि०) [ न० त० | 4. जो गंवारू न हो 2. जो 

. मौलिक न हो 3. जो साधारण न हो, असाधारण 
4. विशेष । 

अप्राम्य (वि०) [ न० त० ] गौण, अधीन, घटिया । 


अप्राप्त (व०) [ न० त० ]. जो प्राप्त न किया गया 
हो, -अप्राप्तयोस्तु या राशि: सैव संयोग ईरित:--- 
भाषा० 2. जो न पहुँचा हो या जो न आया हो, 3. 
नियमतः अनधिकृत, अननुगामी 4. न आया हुआ, 
न पहुंचा हुई । सम० --अवसर, --- काल (वि०) 
बरे समय का, असामयिक, जो ऋतु के अनुकूल न 
हो, काल॑ वचन बृहस्पतिरपि बुवन्‌, लभते बृद्धच- 
वज्ञानमपमानं च पुष्कलम--पंच० १६३, --यौवन 
(वि०) अवयस्क, नाबालिग, --व्यवहार, --वयस 
(वि०) (विधि में) अल्पवयस्क, सावंजनिक कार्यों में 
अपने उत्तरदायित्व के भरोसे भाग लेने के लिए जिस 
को आयु न हो, अवयस्क (१६ वर्ष से कम आय का) 
-“अप्राप्तव्यवहा रो $सो यावत्‌ षोडशवाधिक:--दक्ष ० । 


अप्राप्तिः (स्त्री०) [ न० त० | 4. न मिलना,---तदप्राप्ति- 
महादुःखविलीनाशेषपातका---काव्य ७» ४, 2. जो 
किसी नियम से सिद्ध या स्थापित न हुआ हो; 
>“-विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियम: पाक्षिके सति--मीमां ० 
3. किसी बात का न होना, किसी घठना का घटित 
न होना । 

अप्रामाणिक (वि०) [ स्त्री० --की ] [ न० त० | . जो 
प्रामाणिक न हो, अयुक्तियुक्त,--इंदं वचनमप्रामा- 
णिकम्‌--- 2. अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा न किया 
जा सके । 


) 


अप्रिय (वि०) [ न० त० ]. नापसंद, अनभिमत, अरुचि- 
कर,--अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ:- 
रामा ०, मनु ० ४१२३८, 2. निष्टर, अमित्र, “ये; शत्र, 
दुश्मन,--यम्‌ शत्रुतापूर्ण या अनिष्टकर कर्,---पाणि- 
प्राहस्य साध्वी स्त्री नाचरेत्किचिदप्रियम्‌ू---मनु ० ५। 
१५६, | सम० --कर, --कारिन --कारक, (वि०) 
अनिष्टकर, अरुचिकर --वद (“यं?), --बादिन 
(वि०) निष्ठर और कठोर शब्द बोलनें वाला, 
“वन्ध्याथंध्न्यप्रियंबदा---या ० १७३, माता यस्य गहे 
नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी--चाण ० ४४ | 

अप्रीतिः (स्त्री०) [ न० त० ] 4. नापसंदगी, अरुचि 2. 
शत्रता । 

अप्रोढ़ (वि०) [ न० त० ]. जो ढीठ न हो 2. भीरु, 
नम्र, असाहसी 3. जो वयस्क न हो, ---ढा . अवि- 
वाहित कन्या 2. वह कन्या जिसका विवाह तो हो 
गया हो, परन्तु अभी तक वयस्क न हुई हो । 

अप्लुत (वि०) | न० त० ] वह स्वर जो आवाज की दृष्टि 
से लंबा न किया गया हो । 

अप्सरस्‌ (स्त्री०) (--राः, रा) [ अद्भूघः: सरन्ति उदग- 
च्छन्ति-अप्‌ू+-सृ--असुन्‌ ] [ तु० रामा० अप्सू 
निर्मेथनादेव रसात्तस्माद्वरस्त्रियः, उत्पेतुर्मनुजश्रष्ठ 
तस्मादप्सरसो$भवन्‌ | । आकाश में रहने वाली 
देवांगनाएं जो गन्धर्वों की पत्नियाँ समझी जाती हैं, 
उन्हें जलक्रीड़ा बड़ी रुचिकर है, वह अपना रूप बदल 
सकती हैं तथा दिव्य प्रभाव से युक्त हैँ, वह प्राय: 
इन्द्र की नतकियाँ हैँ और 'स्वर्वेश्या: कहलाती हैं। 
बाण ने इस प्रकार की परियों के १४ कुलों का वर्णन 
किया हँ--दे० का० १३६; यह शब्द बहुधा बहुवचन 
में (स्त्रियां बहुष्वपसरसः:) प्रयुक्त होता है, परन्तु 
एक वचन में प्रयोग तथा “अप्सरा' रूप कई बार 
देखने में आता है---नियमविध्नकारिणी मेनका नाम 
अप्सरा: प्रेषिता--श० १, एकाप्सर: आदि०---रघु ० 
७१५३, । सम० --तीथथेम्‌ अप्सराओं के नहाने के 
लिए पवित्र तालाब, यह संभवत: किसी स्थान का 
नाम हें->दे ० श० ६, --पतिः अप्सराओं का स्वामी 
इन्द्र की उपाधि । 


अफल (वि०) [ न० ब० ]4 निष्फलं, फलरहित, बंजर 
(श० और आलं०) ला ओषधय:, 'लकार्य आदि 
2. अनुवरा, निरर्थक, व्यर्थ,--यथा षंढो5फल: स्त्रीषु 
यथा गोगेवि चाफला, यथा यज्ञेडफलं दानं तथा विप्रो 
ध्नूचोपएफल: । मनु० २।१८। पुरुषत्व से हीन, बधिया 
किया हुआ,-अफलोएहं कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता 
जरामा० | सम०--आकांक्षिन, --प्रेप्सु (वि०) जो 
पारिश्रमिक पाने की इच्छा नहीं रखता, स्वार्थ रहित, 
- अफलाकांक्षि भियंज्ञ: क्रियते ब्रह्मगादिभि:--महा ० । 


( 


अफन (वि०) [ न० ब० ] बिना झाग का, झाग रहित 
--नम्‌ अफ़ोम । 
अबद्ध-दक (वि०) [न० त० ] 4. स्वच्छन्द, न बंधा 
हुआ, बेरोक 2. अथंहीन, बेमतलब, बेहदा, विरोधी-- 
उदा० यावज्जीवमहं मोनी ब्रह्मचारी च मे पिता, 
माता तु मम बंध्यासीदपुत्रश्च पितामहः । (विरोधी ) 
'जरदगव: कंबलपादुकाम्यां द्वारि स्थितो गायति मड्भ 
लानि--अमर० रायमुकुट। सम०--मुख (वि०) 
 दुमंख, गाली से युक्त, बदजबान । 
अबन्धु-बान्धव (वि०) [ न० ब० | मित्रहीन, एकाकी । 
अबल (वि०) [न० ब] ॥. दुबंठ, बलहीन, 2. अर- 
क्षित.--ला स्त्री 
कारण ) ;-ननं हि ते कविवरा विपरीतबोधा ये नित्य- 
माहुरबला इति कामिनीनाम्‌, याभिविोरूतरतारकर 
दृष्टिपाते: शक्रादयो5षपि विजितास्त्ववलाःकथताःत 
भत्‌ १।११, जन: स्त्री,--बलम निबलता, बल की 
कमी, दे० बलाबलम भी । 
अबाध (वि०) [न० ब०] 7. अनियन्त्रित, बाघारहित, 
2. पीड़ा से मुक्‍्त,--ध: [न० त०] !. बाघाहीनता 
2. निराकरण का अभाव । 
अबाल (वि०) [ न० त० ] 4. जो बालक न हो, जवान, 
2. छोटा नहीं, पूर्ण (जैसा कि चन्द्रमा) ! 
अबाह्या (वि०) [ न० त० | . जो बाहरी न हो, भीतरी 
2. (आलं० ) परिचित, जानकार । 
अबिन्धनः | आपः इन्धनं यस्य--ब० स० ] वडवाग्नि, 
(जो समद्री पानी पर पलती हूँ )-अबिन्धनं वह्विमसो 
विर्भात्त रघ० १३।४ | 
अब॒ुद्ध (वि०) [ न० त० ] मूखे, नासमझ--अपवादमात्रम- 
बुद्धानाम्‌ सा० सू० । 
अबद्धि: (स्त्री०0) [न० त० ] . समझ की कमी, 2 
अज्ञान, मखंता। सम० -- पूर्व, -- पूर्वक (वि०) 
अनभिप्रेत ( --बे,-वेंकम्‌ ) ( क्रि० वि० ) अनजान- 
पने में, अज्ञात रूप से । 
अवुध्‌-ब॒ध (वि०) [न० त० ] मूख्ख, मूढ, (पुं०) जड़ 
स्‍त्री ०--अभत्‌ ) अज्ञान, बुद्धि का अभाव । 
अबोध (वि०) [न० ब० ] अनजान, मूर्ख, मूढ, -- धः 
| न० त० | !. अनज्ञनान, जडता, समझ का अभाव-- 
धोपहताइ्चान्ये--भत्‌ ० ३॥२, निसगंदुर्बोधमबोध- 
विक्‍्लवा: क्‍्व भूपतीनां चरितं क्‍्व जन्तव:--कि ० १।६, 
2. न जानना, जानकारी न होना । सम० -- गम्य 
(वि०) जो समझ मेन आ सके, अकल्पनीय । 
अब्ज (वि०) [ अप्सु जायते---अप्‌ू+जन्‌कडाग जल में 
पैदा हुआ या जल से उत्पन्त,-ज्जम्‌ 4. कमल २. 
एक अरब की संख्या (१०००००००००) । सम० 
>>कणिका कमल का छत्ता,--ज:,--भव:,--भ:, 


(अपेक्षाकृत बलहीन होने के : 


६८ 9) 


--योनि: ब्रह्मा के विशेषण,--बांधब कमलों का मित्र 
सूर्य--बाहन: शिव की उपाधि । 

अब्जा [ स्त्रियां टाप | सीपी । 

अब्जिनी [ अब्ज--इनि, स्त्रियां डीप | 4. कमलों का 
समूह 2. कमलों से पूर्ण स्थान 3. कमल का पौधा । 
सम०--पति: सूय । 

अब्द: [| अपो ददाति--दा-+क | !. बादल 2. वर्ष (इस 
अथ मे नपु० भी) 3. एक पर्वत का नाम। सम० 
“अछम्‌ आघा वर्ष.--वाहन: शिव,--शतम्‌ शताब्दी, 
>5-सारः एक प्रकार का कपूर । 

अब्धिः [ आप: घीयन्ते अन्र--अप्‌ू-+-धा--कि ] ॥. समृद्र, 
जलाशय, (आलं० भी ) दु:ख, कार्यो, ज्ञान आदि 
किसी चीज का भंडार या संग्रह 2. ताल, झील, 3. 
(गण० में) सात की संख्या, कई बार चार की 
संख्या। सम०--अग्निः वाडवागरिति,---कफ:,--फ्रैन: 
समुद्रझाग,--जः . चन्द्रमा, 2. शंख, (-जजा) 
. वारुणी (समुद्र से उत्पन्न), 2. लक्ष्मीदेवी,--द्वीपा 
पृथ्वी,--नगरी कृष्ण की राजधानी द्वारका,--नव- 
नोतक: चन्द्रमा,-मंड्की मोती की सीप,--शयनः 
विष्णु,--सारः रत्न । 

अनब्नह्माचयं (वि०) [ न० ब० |] जो ब्रह्मचारी न हो,--यँम, 
यकम्‌ | न० त० | लम्पटता, कामुकता, 2.. मथन । 


अब्रद्माण्य (वि०) [ न० त०-नजञ --ब्रह्मन+यत्‌ ] ! 
जो ब्राह्मण के लिए उपयक्त न हो,--अन्नाह्मण्यम- 
वर्ण स्‍्यथात्‌ ब्रह्मण्यं ब्रह्मणों हितम--हला० 2. 
ब्राह्मणों के लिए शत्रवत,--प्यमत अनब्नाह्मणोच्िित कार्य 
या जो ब्राह्मण के लिये योग्य न हो। नाठकों मे 
प्रायः यह शब्द दुहाई देने के अर्थ में प्रयक्‍्त होता हैं-- 
अर्थात्‌ (रक्षाकरो' 'सहायता करो' 'एक अत्यन्त भीषण 
और जघन्य कम हो गया है --अथैत्य योगननन्‍्दस्य 
व्याडिनातऋन्दितं पुरा, अन्नह्मण्यमनत्कान्तजीवो योग- 
स्थितोद्विजःज्बह ० क० । 


अब्रह्मन (वि०) [ न० ब० | ब्राह्मणों से वियकत या 
विरहित--नाज्नद्मक्षत्र मध्नो ति--मन ० ९१३२२ । 

अभक्ततिः (स्त्री०) [ न० त० ] . भक्ति या आसक्ति का 
अभाव 2. अविश्वास, सन्दिग्वता । 

अभकय (वि०) [न० त०] ॥. जो खाने योग्य न हो । 
2. खाने के लिये निषिद्ध--क््यम्त खाने का निषिद्ध 
पदार्थ । 

अभग (वि०) [न० ब० ] अभागा, बदक़िस्मत । 

अभद्र (वि०) [ न० त० ] अशुभ, कुत्सित, दुष्ट,--द्रम . 
दृष्कर्म, पाप, दुष्टता 2. शोक । 

अभय (वि०) [ न० ब० ] निर्भय, सुरक्षित, भयमुकत 
“वराग्यमेवाभयम्‌--भत्‌ ० ३।३५,--यम्‌ . भय का 
अभाव, भय से दूर रहना, 2 सुरक्षा, बचाव, भय या 


( 


डर से रक्षा,--मया तस्याभयं॑ दत्तम--पंच० १, । 
सम०--कृत्‌ (वि०) . जो भयानक न हो, मुदु, 2. 
सुरक्षा देने वाला,-डिडिम: . सुरक्षा या विश्वसनी- 
यता का ढिंढोरा, 2. युद्धभरी,---4,-वायिन,-प्रद 
(वि) सुरक्षा का वचन देने वाला,--दक्षिणा,--दानम्‌, 
--प्रदानम्‌ भय से मुक्ति का वचन या सुरक्षा को गारंटी 
--सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानं (प्रधानम्‌ )--पंच० १।२९०, 
--पत्रम सुरक्षा का विश्वास दिलाने वाला लिखित 
पत्र, तु० आधुनिक 'सुरक्षा आक्रण--याचना रक्षा के 
लिए प्रार्थेना,--बचनम्‌--वाच (स्त्री) सुरक्षा का 
वचन या भय से म॒कक्‍त कर देने की प्रतिज्ञा । 

अभयंकर-- कृत (वि०) [न० त०] . जो भयानक न हो 
2. सुरक्षा करने वाला 

अभवः [न० त०] . अविद्यमानता,--मभत्त एवं भवाभवों 
महा०, 2. छुटकारा मोक्ष,--प्राप्तुमभवम भिवाऊछति 
वा--कि ० १२।३०, १८।२७. 3. समाप्ति या प्रलूय 
--भवाय सर्वभूतानामभवाय च रक्षसाम्‌--रामा० । 


अभव्य (वि०) [ न० त० ]. जो न होना हो 2. अनु- 
पयुक्‍त, अशुभ 3. दुर्भाग्यपूर्ण, अभागा,--उपनतमवधी- 
रयन्त्यभव्या:--कि ० १०।५१ | 

अभाग (वि०) [ न० ब० ]. जिसका संपत्ति में कोई 
हिस्सा न हो, 2. अविभकत । 

अभाव: [न० त०] 4. न होना, अनस्तित्व,---गतो भावो5- 
भावम्‌-मुच्छ ० १ (अन्तर्घान हो गया ) 2. अनुपस्थिति, 
कमी, असफलता,-सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थ- 
भागिन:--मनु० ९१८८, अधिकतर समास में, 
---सर्वाभावे हरेन्रप:---१८९, सब कुछ विफल हो जाने 
पर 3. सर्वनाश, मृत्यु, विनाश, सत्ताशून्यता,---नाभाव 
उपलब्धे:--शारी ० 4. (दर्शन० में) लोप, असत्ता, 
अविद्यमानता या निषंध, कणाद के मतानुसार सातवाँ 
पदार्थ या वर्ग, (इसके दो भेद हँ--संसर्गाभाव और 
अन्योन्याभाव, पहले के फिर तीन उपभेद हूँ प्रागभाव 
प्रध्वंलाभाव, और अत्यंताभाव ) । 

अभावना [न०त० | !. सत्यविवेचन या निर्णय का अभाव 2 
धामिक ध्यान का अभाव । 

अभाषित (वि०) [न० त० ] न कहा हुआ। सम० 
--पुंस्क: वह शब्द जो कभी पुं० या स्त्री० में प्रयुक्त 
न होता हो --अर्थात्‌ नित्यस्त्रीलिंग । 

अभि (अव्य०) [नञझ -+-भा+कि ] (धातु और दब्दों से 
पूर्व लगाया जाने वाला उपसगगें) अर्थ--(क) “कौ 
ओर', की दिशा में, अभिगम की ओर जाना, 
अभिया, गमनम्‌, यानम्‌ आदि (ख) के लिए *के 
विरुद्ध! /लष, 'पत्‌ आदि (ग) पर 'ऊपर सिच्‌ 
पर छिड़कना आदि (घ) “ऊपर से “ऊपर परे भू 
हावी हो जाना, 'तन्‌ (ड) अधिकता से “बहुत 


६९ 


) 


?क्ंप 2. (विशेषण तथा स्वतन्त्र संज्ञा शब्दों से पृव॑ 
लगने वाला उपसगे )--अर्थ-- (क) तीब्रता और 
प्राधान्य, धर्म:--प्रधान कतंव्य, ताम्र--अत्यंत लाल 
>न्रव-बिलकुल नया (ख) 'की ओर' "की दिशा में, 
अव्ययीभाव समास बनाना 'चेंदम, मखम्‌, दृति 
आदि 3. (कर्म० के साथ संबं० अव्य० के रूप में) 
(क) 'की ओर 'की दिशा में 'के विरुद्ध (कर्म के 
साथ या इसी अर्थ में समास के साथ) अभ्यग्नि या 
अग्निमभि शलभा: पतंति, वृक्षमभिद्योतते विद्युतू-- 
सिद्धा० (ख) “निकट' 'पहले' 'सामने' “उपस्थिति में 
(ग) पर ऊपर, संकेत करते हुए, के विषय में--साधु 
देवदत्तो मातरमभि--सिद्धा ० (घ) पृथक्‌ पृथक, एक- 
एक करके (विभाग द्वारा)--वृक्षं वृक्षमभिर्षिचति 
--सिद्धा० । ु 

अभि (भी) क (वि०) [ अभि+कन्‌ ] कामी, लूंपट, 
विलासी,--सो5घधिका रमभिक: कुलोचितं काइचन स्वय- 
मवतंयत्समा:---रघ १९।४, अपि सिंचे: क्ृशानों त्वं दर्प 
मय्यपि योइभिक:--भट्टि ० ८।९२ । 

अभिकांक्षा [ अभि-+-कांक्ष+-अरहुू-+-टाप्‌ |] कामना, इच्छा, 
लालसा । 

अभिकांक्षिन (वि०) [ अभि-+-कांक्षू+णिनि ] लछालसा 
रखने वाला, कामना करने वाला । 

अभिकास (वि०) [ अभिवृद्ध: कामो यस्य--अभि-+ 
कम्‌--अच्‌ ब० स० | स्नेही, प्रेमी, इच्छुक, कामना- 
युक्त, कामृक (कर्म ०में या समास में )--याचे त्वामभि- 
कामाहम्‌--महा ०,--मः (प्रा० स०) (. स्लेह, प्रेम 
2. कामना, इच्छा । 

अभिक्रम: [ अभि+-क्रम+घ्म अवृद्धिः] 4. आरम्भ, 
प्रयत्न, व्यवसाय,--नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न 
विद्यते--भग ० २।४, 2. निश्चित आक्रमण या धावा, 
अभियान, हमला 3. आरोहण, सवार होना । 

अभिक्रमणम्‌-क्रांति: (स्त्री०) [ अभि+-क्रम्‌+-ल्‍्युट्‌, वितन्‌ 
वा ] उपागमन, आक्रमण करना --दे०ऊ०अभिक्रम । 

अभिक्रोज्ञ: [ अभि+-क्रशू-+-घञज_ ] . पुकारना, चिल्लाना 
2. अपशब्द कहना, निदा करना । 

अभिक्रोश़कः: [ अभि+-क्रश-+ ण्वुल | पुकारने वाला, गाली 
देनें वाला, कलंक लगाने वाला । 

अभिवखया|अभि-+ख्या+-अरझू+-ठाप्‌ |, चमक-दमक, शोभा 
कांति,---काप्यभिख्या तयोरासीद ब्रजतो: शुद्धवेषयो: 
रघ ० १४६, सूर्यापाय न खलु कमल पुष्यति स्वामभि- 
ख्याम---मेघ०, ८० कु० १।४३, ७।१८, <. कहना, 
घोषणा करना, 3. पुकारना, संबोधित करना 4. नाम, 


अभिधान 5. शब्द, पर्याय 6. प्रसिद्धि, यश, कुख्याति, » 


माहात्म्य । 
अभिख्यानम्‌ [ अभि+ख्या- ल्युट्‌ ] ख्याति, यश । 


( 


अभिगम:-गसनम्‌ [ अभिगम्‌-+अपू, ल्यूट वा ]. (क) 
उपागमन; पास जाना या आना, दर्शतार्थ गमन, पहें- 
चना,---तवाहंतो नाभिगमेन तृप्तम--रघु० ५।११, 
१७।७२, ज्येष्ठामिगमनालवें तेनाप्यनभिनन्दिता-- 
१२।३५, 2. संभोग (स्त्री या पुरुष के साथ )--परदा- 
राभिगमनम्‌--का ० १४७, प्रसह्य दास्यभिगमे--या ० 
२।२९६९। 

अभिगम्य (सं० कृ०) [अभिगम्‌-+य] . उपागम्य, दर्शनीय 
अन्विष्य , कु० ६।६६, 2. प्राप्प, आमन्त्रक, --भीम- 
कान्तनुपगुण:-'' '  अधृष्यइुच। मगम्य३च-रघु० १।१६, | 

अभिगर्जनम्‌-) [ अभिगर्ज -+ल्यूट, क्त वा ] जंगली तथा 

अभिगजितम |; भीषण दहाड़, चीत्कार । 

अभिगामिन्‌ (वि०) [ अभि+गम्‌--णिनि ] निकट जाने 
वाला, संभोग करब वाला, । 

 अभिगष्तिः (स्त्री ०) [अभि--गुप्‌-- क्तिन्‌ | संरक्षण, बचाव । 

अभिगीष्त (पूं०) [ अभि+गुप्‌ू+तृच्‌ ] बचाने वाला, 

.. सरक्षक । क्‍ 

अभिग्रहः [ अभि+- ग्रह +-अच्‌ | 4. छोन लेना, ठगना, 
लटना 2. धावा, हमला 3. ललूकार 4. शिकायत 5. 
अधिकार, प्रभाव । 

अभिग्रहणम्‌ [ अभि+- ग्रह +ल्यूट्‌ ] लटना, छीन लेना । 

अभिघर्णष णम्‌ [ अभि+घधृषप्‌-+ल्यूट्‌ |] . रगड़ना, झगड़ना, 
2. बरी भावना से अधिकार करना । 


अभिघात: [| अभि-+हन्‌ +- घञ_] . आघात करना,मा रना 
चोट पहुँवाना, प्रहार,--तटाभिघातादिव लग्नपड़ू 
--कु० ७।४९, 2. विध्वंस, पूर्ण नाश, समलोच्छेदन 
> दुःखत्रयाभिघाता ज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ--सां ० 
का० १, ->तम्‌ कठोर उच्चारण (सन्धि नियमों को 
उपेक्षा के कारण ) । 

अभिधातक (वि० ) [ स्त्री० --तिका | (मारकर) पीछे 
हटाने वाला, दूर कर देने वाला । 

अभिघातिन्‌ (१०) | अभि-+हेन्‌ू+णिनि ] शत्रु । 

अभिघार: [ अभि+घ्‌+॑णिच्‌+घजञ | [. घी 2. यज्ञ में 
घी की आहृति,--प्रणीतपषदा ज्या भिघा रघो रस्तनन पात्‌ 
--महावी० ३ | 


अधभिघारणम्‌ [ अभि+घ-+पणिच्‌-+ल्यूट ] घी छिड़कना । 

अभिन्नाणम्‌ [ अभि + प्रा-+ल्युट्‌ | सिर सूंघना (स्नेह- 
सूचक चिह्न) ! 

अभिचरः: [ अभि-+-चर्‌--अच्‌ | अनचर, सेवक । 

अभिचरणम्‌ [अभि-+-चवर-+ल्युट्‌] . झाडना-फूकना, जादू 
टोना, बरे कामों के लिए मंत्र पढ़ कर जादू करना, 
इन्द्रजाल <. मारना । 

अबिचारः [ अभि--चर्‌--घजञ |[. (तमंत्रादि द्वारा) 
झाड़ फूंक करना, मंत्रमुग्ध करना, जादू के मंत्रों का 
बरे कार्मो के लिए प्रयोग करना, जादू, करना 2. ह॒त्या 


७० ] 


करना । सम ०--ज्वरः जाद के मंत्रों द्वारा किया गय। 
बुखार,- मंत्र: जादू का गुर, जादू करने के लिए मंत्र- 
फंकना,--शि० ७।५८,-यज्ञः--होमः जादू टोने के 
लिए किया जाने वाला यज्ञ, होम | 

अभिचारक | (धि०) (स्त्रियाम--रिकौ,--रिणी ) | अभि 

अभिवारिन्‌ ॥ +चर्‌+ण्वुल, णिनि वा] अभिचार 
करने वाला, जादू टोना करने वाला,--कः,--री ऐन्द्र- 
जालिक, जादूगर । क्‍ 

अभिजन: [अभि--जन्‌+घज अवद्धि:] . (क) कुट॒म्ब, 
वश, अन्वय (ख) जन्म,उत्पत्ति, कुल 2. उत्तम कुल 
में जन्म, उत्तम कुटुम्ब में उत्पत्ति; --स्तुत्यं तन्महात्म्य॑ 
यद्भिजनतों यक््च गुणत:---मा० २।१३, शील हशैल- 
वटात्पतत्वभिजन: संदह्मतां वह्चिना--भतं ० २, ३९, 
3:जन्ममूमिः मातृभूमि, बापदादाओं की जन्मभूमि 
( विप० निवास ) , यत्र पूर्वेरेषितं सोईडभिजन:--सिद्धा ० 
4. ख्याति, प्रतिष्ठा 5. घर का मुखिया या कुलभूषण 
(श्रेष्ठव्यक्ति ), 6. अनुचर, परिजन । 

अभिजनवत्‌ (वि०) [ अभिजन--मतुप्‌ | उच्च कुल का, 
उत्तम वंश में उत्पन्न,- वतोभतु: इलाघ्ये स्थिता गृहिणी 
पदे--श० ४।१८। 

अभिजय: [अभि--जि--अच्‌] जीत, पूर्ण विजय । 

अभिजात (भू० क० कृ०) [अभि+जन्‌+कक्‍्त] 4. (क) 
उत्पन्न, मग० १६।३।५, (ख) सवंथा विकसित (ग) 
योग्य 2, जन्मा हुआ, पैदा हुआ 3. कुलीन, उच्चकुल 
में उत्पन्न, उच्च वंश में जन्म लेने वाला,-जा त्यस्तेना- 
भिजातेन श्रः शौयवता कुशः--रघु० १७।४, शिष्ट, 

- नम्न--अभिजातं खल्वस्थ वचनम-विक्रम० १, 4. 

योग्य, उचित उपयुक्त 5. मधुर, रुचिकर,--:प्रजल्पिता- 
यामभिजातवाचि---कु० १।४५, 6. मनोहर, सुन्दर 
7. विद्वान, वुद्धिमान्‌ , विवेकशील,-संकीर्ण नाभिजातैषु 
नाप्रब॒द्धेषु संस्क्ृतम्‌ (वदेत)। 

अभिजाति: (स्त्री०) [अभि-+-जन्‌+क्तिन्‌] उ त्तम कुल मे 
जन्म । 

अभिजिप्रणम्‌ [ अभि+घ्रा-+ल्‍युद्‌ जिप्नादेश: | नाक से 
सिर का स्पशे करना (स्नेहसूचक चिह्न) । 

अभिजित्‌ (पूं) [अभि-+जि+-क्विप्‌] . विष्णु 2. एक 
नक्षत्र का नाम । 


अभिज्ञ (वि०) [अभि-ज्ञा+क] 4. जानने वाला, जान- 
कार, अनुभवशील, कुशल (संब० या अधि० के साथ 
अथवा समास में )--यद्वा कौशलमिद्धसूनुदमत तत्राप्य- 
भिज्नी जनः-उत्तर० ५।३४, अभिज्ञाच्छेदपातानां 
क्रियन्ते नन्दनद्रमा:--कु० २।४१, मेघ० १६, रघु० 
७।६४, अनभिज्ञों भवान्सेवाधभंस्य--१, 2. कुशल, दक्ष, 
चतुर,--ज्ञा 4. पहचान 2. याद, स्मृति चिह्न । 


( 


अभिज्ञानम [अभि--ज्ञा--ल्युट] 4. पहचान,--तदभिज्ञान- 
हेतोहि दत्त तेत महात्मना--रामा० 2. स्मरण, प्रत्या- 
स्मरण 3. (क) पहचान का चिह्न (पुरुष या वस्तु) 
--वत्स योगिन्यस्मि माल्त्यभिज्ञानं च धारयाप्ति 
“>-मा० ९, भट्टि० ८।११८, १२४ इसी प्रकार शाकु 
न्तलं 4. चन्द्रमंडल में काला चिक्न। सम ०--आभ- 
रणस्‌ पहचान का भूषण, अंगूठी श० ४ । 
अभित: (अव्य०) [ अभि--तसिल्‌ ] (क्रि० वि० के रूप 
में अथवा कम ० के साथ संब० अव्य० के रूप में प्रयक्त ) 
4. निकट, की ओर, सब ओर से,--अभितस्तं पृथा- 
सनसस्‍्नेहेन परितस्तरे--कि० ११८, 2. (क) निकट 
मिला हुआ, समीप में,--ततो राजाब्नवीद्वाक्यं सुमंत्र म- 
भित: स्थितमू--रामा ० (ख) के. सामने, की उप- 
स्थिति में,--तन्वन्तमिद्धमभितो गृहमंशुजालम--कि ० 
२।५९, 3. सम्मुख, मुह के आगे, सामने कि० ६।१, 
५, १४, 4. दोनों ओर,--चूडाचुंबितकंक पत्र म भितस्तू- 
णीद्वयं पृष्ठत:--उत्तर० ४॥२०, भट्टि० ९।१३७, 
पहले और पीछे 6. सब ओर से, चारों ओर से 
(कर्म० या संब० के साथ) --परिजनो यथाव्यापारं 
राजानमभित: स्थित:--मारूवि० १।७, 7. पूर्ण रूप से 
पूरी तरह से, सर्वत्र 8. शीघ्र ही । 
अभितापः: [अभितप्‌ृ+घञ्ा | अत्यंत गर्मी-चाहे शरीर को 
हो या मन को, भावावेश, कष्ट, अधिक दूःख या पीड़ा 
+-शि० ९१, कि० ९।४, बलवान्पुनर्म मनसो5भिताप॑ 
 विक्रम० ३। 
अभितात्र (वि०) [प्रा० स० | बहुत लाल, लालसुख 
-पघु० १५१।४९ | द 
अभिदक्षिणम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] दक्षिण की ओर 
(>ततु० प्रदक्षिणम्‌ ) । 
अभिद्रव: -द्रवणम्‌ [अभिद्रु+-अप्‌--ल्युट्‌ वा] आक्रमण 
हमला । 
अभिद्रोह: [अभि--द्रह +-घछा |. चोट पहुंचाना, षड्यंत्र 
रचना, हानि, क्ररता 2. गाली, निन्‍्दा 
अभिधषंणम्‌ [ अभि-+घृष्‌-+-ल्युट्‌ | . भत्त प्रेतादि से 
आविष्ट होना 2. अत्याचार | 


अभिधा [अभि-+-धा-+-अद्ध-+-टाप्‌ | . नाम, संज्ञा (प्राय 
समास में )--कुसुम वसन्तायभिष:ः--सा० द० २ 
2. शब्द, ध्वनि 3. शाब्दिक शक्ति या शब्दाथ्थे, संके- 
तन, दराब्द की तीन शक्तियों में से एक,--वाच्यार्थोड 
भिधया बोध्य:--सा० द० २ (अभिधा>शब्द के 
संकेतित अर्थ को बतलातोी है) स मख्योर्थस्तत्र मुख्यो 
यो व्यापारोउस्थाभिधोच्यतैी--काव्य ० २ । सम 
>थ्वंसिन्‌ (वि०) अपने नाम को नष्ट करने वाला 
“मल (वि०) शब्द के संकेतित या मृख्यार्थ पर 
आधारित । 


(् 


७१ 


] के 


अभिषानम्‌ [अभि--धा-+-ल्यूट] 4. कहना, बोलना, नाम 
रखना, संकेत करना,--एतावतामर्थावामिदम भिधानम्‌ 
निरु० 2. प्रकथन, वचन दे० पा० २।३।२ सिद्धा० 3 
ताम, संज्ञा >-अभिधानं तु पश्चात्तस्याहम- 
श्रीपम--का ० ३२, तवाभिधानात व्यथते नतानन 
कि० १। ऋणाभिषानात्‌ २४, (समस्तपद के अन्त 
में) पुकारा गया, नाम लिया गया--ऋणाभिघानात्‌ 
बंधनातू--रघु० ३।२०, 4. भाषण, व्याख्यान 5. कोश 
शब्दावली, लग़त (अंतिम दो अर्थों में .पु० में भो) 
. सम०--कोजश्ञ;,--माला शब्दकोश 

अभिधायक (स्त्री ० - यिका,--यिनी ) | (वि०)[अभि-+-धा 
अभिधायिन्‌ +ण्व॒ल, णिनि वा |] 
]. नाम रखने वाला, वाचक,-कर्ष: कुल्याभिधायिनी 
-न्‍अम र०,--संकेत करता है, अथ बतलाता है, भाव 
रखता हूं, 2. कहने वारहा, बोलने वाला, बतलाने- 
वाला,-जलक्ष्मी मित्यभिधा यिनि प्रियतमे---अमरु ० २३, 
वाच्याभिधायी पुरुष: पृष्ठमांसाद उच्चते--त्रिका० । 


अभिधावनम [अधि--धाव-+-ल्यूट | आक्रमण, पीछा क रना । 
अभिधेय (सं० कृ०) [अभि--धा-+यत्‌] 2. नाम दिये 
जाने योग्य, कथनीय, वाच्य 2. नाम के योग्य (तक ० 
में) अभिधेया: पदार्थास-यम्‌ . सार्थकता, अश, 
भाव, तात्पर्य --कि ० १४।५, 2. भावाशय 3. विषय, 
--इहाभिधेयं सप्रयोजनम--काव्य ० १, इति श्रयो- 
जनाभिधेय्रसंबंधा:--मग्ध ० 4. मुख्यार्थ (--अभिधा) 
>-अभिधेयाविनाभ तप्रतीतिलक्षणोच्यते-- काव्य ० २ । 
अभिष्या [अभि--ध्यै--अरू--टाप्‌ |] . दूसरे की संपत्ति 
के लिए ललचातना, 2. प्रबल कामना, चाह, सामान्य 
इच्छा,--अभिष्योपदेशात्‌--ब्रह्म ० 3. ग्रहण करने को 
द्च्छा । 
अभिष्यानम्‌ [अभि-+-ध्यै--ल्युदट] . चाहना, प्रवल इच्छा 
करना, रूलचाना, कामना करना 2. मनन करना, 
प्रचितन । 
अभिनतन्द: [ अभि-+नन्द-+घजञ्ा ] [. प्रहष, प्रफूल्लता, 
प्रसन्नता 2. प्रशंसा, सराहना, अभिनन्दन, बधाई देना, 
3. कामना, इच्छा, 4. प्रोत्साहन, काय मे प्रेरणा । 
अभिननदनम्‌ [अभि--नन्द-+-ल्यूट | 4. प्रहषेण, अभिवादन, 
स्वागत करना, 2. प्रशंसा करना, अनुमोदन करना 
3, कामना, इच्छा । | 
अभिननन्‍्दनोीय ) (सं० कृ०) [अभि--ननन्‍्द्‌ू+-अनीय, प्यत्‌ 
अ भिननन्‍तद | वा] प्रहृष्ट हीना, प्रशंसित होना, सराहा 
जाना,-काममैतद भिनन्दनी य म्‌--श ० ५, रघु० ५॥३ १। 
अभिनम्र (वि०)[प्रा० स०] झुका हुआ, विनोत,--स्तना- 
भिरामस्तवकाभिन म्राम॒ रघु० १३।३२ | 
अभिनयः [अभि--नी-+-अच्‌ | 4 नाटक खंलना, अंग 
विक्षप, नाटकीय प्रदर्शन ( किसी मनोभाव या आवंश को 


(७२ 


दृष्टि, संकेत या मुद्रादि से प्रकट करने वाला ) --नृत्या- 
भिनयक्रियाच्यूतम--कु० ५।७९, अभिनयान्‌ परिचेतु- 
मिवोद्यता--रघु० ९।३३, नतंकीरभिनयातिलंड्िनी:, 
१९१४ 2. नाटकीय प्रदर्शनी, स्वांग, मंच पर प्रदर्शन 
क रना,--ललिताभिनयं तमय भर्ता मरुतां द्रष्टुमना: 
सलोकपाल:--विक्रम ० २।१८, सा५ द० अभिनय का 
मिरूपण इस प्रकार करता हें:--भवेदशिनयो5वस्थानु- 
कार: स चतुविध:,आज्िको वाचिकद्चेवमाहायें: सात्वि- 
कस्तथा। १७४ । अभिनय--किसी दशा का अनुकरण 
करना हैं, यह चार प्रकार का हैँ:-- ( १) आंगिक-- 
शारीरिक चेंष्टाओं द्वारा व्यक्त होने वाला (२) 
वाचिक--शब्दों द्वारा प्रकट होने वाला (३) आहार्य- 
वेशभूषा, अलंकार, सजाक्ट आदि से व्यक्त होने 
वाला (४) सात्विक--स्वेद, रोमांच आदि के द्वारा 
आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने वाला । 

अभिनव (वि०) [प्रा० स०] 7. बिल्कुल नया या ताजा 
( सर्वेथा ) पदपडक्तिदेश्यतेशभिनवा--श० ३॥८, ५।१, 
”वा वध: का० २, नवोढ़ा 2. बहुत छोटा, अनुभवहीन । 
सम ०--यौवन---वयस्क, नौ जवान, बहुत छोटा । 

अभिनहनम्‌ [अभि-+नह ल्यूट] आँख पर बाँघने की 
पट्टी, अंघा । 

अभिनियुक्त (वि०) [अभि+नि+युज्‌+क्त] काम में 
लगा हुआ, व्यस्त । 


अभिनिर्मृंक्त (वि०) [अभि-+-निर-+-मुच्‌+-क्त] सूर्यास्त 
होने के कारण छूटा हुआ कार्य या छोड़ा हुआ कार्य 2 
सूर्यास्त के समय सोया हुआ । 

अभिनिर्माणम्‌ [अभि+निर+या-+-लल्‍्युद | । . प्रयाण 2. 
आक्रमण, किसी ज्त्रु के सामने अभिप्रस्थान । 

अभधिनिविष्ट [भमू० क० कृ० | [अभि+नि-+विश्‌-+क्त ] 4. 
तुला हुआ, लीन, जुटा हुआ 2. द॒ढ़ता पूर्वक जमा हुआ 
सावघान, लगा हुआ 3. सम्पन्न, अधिकार युक्त,--गुरु- 
भिरभिनिविष्टं (गर्भ) छोकपातलानुभावः--रघु० 
२।७५, 4. दृढ़निश्चयी, कृतसंकल्प 5. (कदथे०) 
हठी, दुराग्रही । 

अभिनिविष्टता [अभिनिविष्ट--तल--ठाप] दुढ़संकल्पता, 
दृढ़निश्वय, निदाक्षेपापमानादे रमर्षोडभिनिविष्टता--- 
सा० द०--अर्थात्‌ निदां, बदनामी या अपमान की 
परवाह न करते हुए अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से आगे 
बढ़ते जाना । 

अभिनिवत्तिः (स्त्री०) [अभि--नि+वृत्‌+क्तिन्‌] निष्प- 
चता, पूति | 

अभिनिवेजश्ञ: [अभि+-नि+विश्‌-+-घज_ ]! लगन, आसक्ति 
.एकनिष्ठता, दृढ़ विनियोग (अधि० के साथ या समास 

में ), कतमस्मिंस्ते भावाभिनिवेश:--विक्रम ० ३, अहो 

निरथकव्यापारेष्चमिविवेशः का० १२०, बलीया- 


) 


न्वलमेउभिनिवेश:--झ् ० ३, असत्यमूते वस्तुन्यभिनिवेश: 
>+मिता० २. 2. उत्कट अभिलाष, दृढ़ श्रत्याशा 3. 
दृढ़संकल्प, दृढ़ निश्चय, धेर्य--जनकात्मजायां नितां- 
तरूक्षाभिनिवेशभीशम्‌--रघु० १४४३, अनुरूप 
शतोषिणा कु० ५।७, 4. (योगदरशन में )एक प्रकार का 
अज्ञान जो मृत्यु के भय का कारण हो, सांसारिक 
विषय-वासनाओं तथा शारीरिक आमोदप्रमोद में व्यस्त 
रहना साथ ही यह भय भी लगा रहे कि मृत्यु के द्वारा 
इन सब से वियोग हो जाना हैं । 

अभिनिदेशिन (वि०) [अभि+-नि+विश+णिनि] ॥. 
आसक्त, संसक्त 2. जमा रहने वाला, अनन्यचित्त, 3. 
दृढ़ निश्चयी, क्ृतसंकल्प । 

अभिनिष्क्रमणम्‌ [अभि-- निस्‌-+-क्रम्‌ +-ल्युट | बाहर निक- 
लना । 

अभिनिष्टानः [अभि--नि-+-स्तन्‌+घञ् --सस्य षत्वम्‌ | 
वर्णमाला का अक्षर । 

अभिनिष्पतनम [अभि-+निस्‌ू+प्त्‌+ ल्युद्‌) टूठ पड़ना, 
निकल पड़ना । 

अभिनिष्पत्तिः (स्त्री०)) [ अभि+निस+पद्‌+क्र्तिन्‌ ] 
पूति, समाप्ति, निष्पन्नता, पूर्णता । 

अभिनिद्धवः [अभि--नि+छ्तु+अप्‌] मुकरता, छिपाना। 


अभिनीत (भू० क० कृ०) [अभि-+नी+क्त] 4. निकट 
लाया गया, पहुंचाया गया 2. किया गया, नाटक के 
रूप में खेला गया 3. सुसज्जित, अलंकृत, अत्यन्त श्रेष्ठ 
4. उपयुक्त, उचित, योग्य,---अभिनीततरं वाक्यमित्यु- 
वाच युधिष्ठिर:--महा ० 5. सहनशील, दयालु, सम- 
चित्त 6. ऋ्द्ध 7. कृपाल, मित्र सदुश । 

अभिनीतिः (स्त्री०)) [ अभि+नी-+-क्तिनू ] . इंगित, 
भावपूर्ण अंग विक्षेप, 2. कृपालता, मित्रता, सहिष्णुता, 
--सान्वपूव मभिनीतिहेतुकम्‌ कि ० १३॥३६ । 

अभिनेत्‌ (पुं०) नाटक का पात्र,--न्री नाटक की पात्री । 

अभिनतव्य ) (सं० कृ०) [अभि+नी-+यत्‌, तव्यत्‌ वा] 

अभिनय नाटक के रूप में खेले जाने योग्य,--दृश्यं 
तत्राभिनयं तद्रोपारोपाकत्तु रूकम्‌--सा ०द० २७३, तस्य 
( प्रबन्धस्य ) एकदेश: अभिनेयार्थ: कृत:--उत्तर० ४, 
इसका एक अंश रंग मंच के उपयुक्त बना दिया गया । 

अभिन्न (वि०) [न० त०]१. न टूटा हुआ, अनकटा 2. 
अविक्कत 3, अपरिवरतित, 4 जो अहूग न ही, वही, 
एकरूप (अपा० के साथ ),--जगन्मिथोभिन्नमभिन्न मी - 
इवरात्‌--प्रबोध ० । 

अभिपतनन्‌ | अभि+पत्‌-+ल्युद ] . उपागमन 2. टूट 
पड़ना, आक्रमण करना, चढ़ाई करना 3. कच करना, 
रवानगी । 

अभिषत्ति: (स्त्री०) [अभि+पद्‌+क्तिन] 4. उपागमन, 
निकट जाना 2. पति । 


७३ 


अभिपन्न (भू० क० कृ०) [अभि-+पद्‌--क्‍त] /. समीप 
गया हुआ या आया हुआ, उपागत, की ओर दोड़ा 
हुआ या गया हुआ 2. भागा हुआ, भगोड़ा शरणार्थी, 
3. पराभूत, पराजित, पीडित, गिरफ्तार किया हुआ, 
पकड़ा हुआ,--कालाभिपन्ना: सीदन्ति सिकतासेतवों 
यथा---रामा ०, दोष, कश्मल , व्याप्र' आदि 4. 
भाग्यहीन, संकटग्रस्त, 5. स्वीकृत 6. दोषी । 

अभिपरिष्लुत (वि०) [ अभि+परि--प्ल--क्त | डूबा 
हुआ, भरा हुआ, बाढ़ग्रस्त, उखड़ा हुआ,--शोक 
क्रोध आदि से । 

अभिषप्रणम॒ [अभि-+प+ल्य॒द] भरना, काब में लाना । 

अभिपुवंम (अव्य०) [अव्य० स०] क्रमशः । 

अभिप्रणयनम्‌ [अभि--प्र+-नी-+-ल्युट] वेदमंत्रों के द्वारा 
संस्कार करना । 

अभिप्रणयः [| अभि--प्र+-नी-+-अच | प्रेम, क्पादृष्टि, 
अनु रंजन । 

अभिप्रणीत (भू०क०क्क ० ) | अभि-+-प्र +-नी-+-क्त |. संस्कार 
किया हुआ,--जज्वाल लोकस्थितय स राजा यथाघ्वरे 
वल्नविरभिप्रणीत:--भट्टि ० १।४, 2. लायाहुआ । 

अभिप्रथनम्‌ [अभि-+-प्रथ--ल्यट| फैलाना,विस्तार करना 
ऊपर से डालना । 

अभिप्रदक्षिणम्‌ (अव्य० | [अव्य ० स०] दाहिनी ओर । 

अभिप्रवर्ततम्‌ [अभि -+-प्र-- वृत्‌--ल्युट | . आगे बढ़ना 2. 
प्रगममन, आचरण 3. बहना, बाहर आना जैसे पसीने 
का निकलना। 

अभिष्राप्तिः: -दे ० प्राप्ति: । 

अभिप्रायः [अभि--प्र--३-+अच्‌| 4. लक्ष्य, प्रयोजन 
उदहृश्य, आशय, कार्मना, इच्छा,-अभिप्राया न सिध्यन्ति 
तेनेद॑ वर्ततेी! जगत--पंच० १।१५८, साभिप्रायाणि 
वचांसि--पंच २, गम्भीर शब्द, भाव: कवेरभिप्राय: 2 
अथ, भाव, तात्पयं, या शब्द अथवा किसी परिच्छद 
का उपलक्षितभाव, तेषामयमभिप्राय:---इस प्रकार का 
उनका आशय हैं, तात्पयं (परिच्छेद का) 3. सम्मति, 
विश्वास, 4. संबंध, उल्लेख । 

अभिप्रेत (भू० क० क्ृु०) [अभि--प्र +-इ--क्‍्त] . अर्थ- 
पूर्ण, उद्दिष्टि, साशय, आकल्पित,-अत्रायमर्थो भिप्रेत 
निवेदयाभिप्रेतम्‌ --पंच० १, 2. इदृष्ट, अभिरूषित 
“-यथाभिप्रतमनुष्ठीयतामू--हि ० १ 3. सम्मत, स्वीकृत 
4. प्रिय, रुचिकर । 

अभिप्रोक्षणमम्‌ [ अभि--प्र --उक्ष्‌--ल्युट | छिड़कना, 
छिड़काव । 

अभिष्लव: [अभि--प्ल--अप्‌ |] . कष्ट, बाधा 2. बाढ़, 
उतरा कर बहना । 

अभिष्लुत (भू० क० कृ० ) [अभि-+प्ल--क्त] पराभत 
व्याकुल (शा० तथा आलुं० ) । 


१७० 


) 


अभिवबुद्धिः (स्त्री०) [प्रा० स०] बृद्धीन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय 
(विप० कमंद्रिय), आंख, जिह्ला,कान, नाक और त्वचा। 

अभिभवः [ अभि--भू-+-अप्‌ ] . हार, पराभव, दमन 
“स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वर्मन्ति 
-श०२।७, ( जब दूसरी शक्ति के द्वारा आक्रान्त,अवरुद्ध 
या पराभूत हो )--अभिभवः कुत एवं सपत्नज:--रघु ० 
९।४, 2. पराभत होना,--जराभिभवविच्छाय॑ं-- 
का० २४६, आक्रान्त या प्रभावित होना, (ज्वरादिक 
से) मूछित होना 3. तिरस्कार, अपमान,--निरभि- 
भवसारा: परकथा:--भतुं ० २।६४, 4. निरादर, 
मानभंग,--अलम्यशोकाभिभवेयमाकृति:--कु ० ५।४९, 
5. प्रबलता, उद्धब, विस्तार,--अधर्मा भिभवात्कृष्ण 
प्रदृष्यन्ति कुलस्त्रिय:---भग० १॥४१, कि० २॥३७ । 

अभिभवनम्‌ [अभि--भ--ल्यूट| हावी होना, पराजित 
करना, जीतना, पराभत होना । 

अभिभावनम्‌ [अभि--भू--णिच्‌--ल्‍्यूट| विजयी कराना, 
पराजित करने वाला बनाना । 

अभिभाविन-भाव (व) क (वि०) [अभि-भू+णिनि 
उकज्ण वा] 4. पराजित करने वाला, हराने वाला 
जीतन वाला 2. दूसरों से आगे बढ़न वाला, परमो 
त्कृष्ट, श्रेष्ठ होने वाला,-सर्वतेजोईइभिभाविना--रघु ० 
१।१४, कि० ११६ । 


अभिभाषणम्‌ [अभि-+भाष--ल्युट] सम्बोधित करते हुए 
बोलना, भाषण देना । 

अभिभूतिः (स्त्री०) [अभि-भू-+क्तिन्‌] /. प्रधानता, 
प्रभत्व 2. जीतना, हराना, पराभव,--अभिभ तिभ याद- 
सूनत: सुखमुज्ञन्ति न धाम मानिन:-कि० २।२०, 3 
अनादर, अपमान । 

अभिमत (भू० क० क्ृ०) (अभि+मन्‌+क्‍्त|. इष्ट, 
अभीष्ट, प्रिय, प्यारा, रुचिकर, वाञछनीय---नास्ति 
जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति स्वजन्तूनां--३५, 
५८, अभिमतफलशंसी चारु पुस्फोर बाहु:--भद्ठि० 
१।२७, 2. सम्मत, स्वीकृत, माना हुआ,--न किल 
भवतां स्थान देव्या गहेईभिमतं ततः--उत्तर० ३।३२, 
प्रसिद्धमाहात्म्याभिमतानामपि कपिलकणभुकृप्रभुतीनां 
>-शारी ०, सम्मानित, आदत,---तम्‌ कामना, इच्छा, 
-तः प्रियव्यक्ति, प्रमी । 

अभिमनस्‌ (वि०) [प्रा० स०] 4. तुला हुआ, इच्छुक 

आतुर, उत्कंठित,-भवतो5भिमना: समीहते सरुष: कर्त॑- 

मुपेत्य माननाम--शि० १६।२, (यहाँ अभी “निरशंक ” 

अर्थ को प्रकट करता है) 


अभिमन्त्रणम्‌|अभि-- मन्त्र +-ल्युट |! विशेष मंत्रों को पढ़कर 
संस्कारयुक्त करना, या पवित्र करना+ल्याज्ञ० 
१।२३७, 2. सुहावना, मनोहर 3. संबोधित करना, 
आमंत्रित करना, परामश देना । 


(७४ 


अभिमरः [अभि--म्‌--अच्‌ ] . हत्या, नाश, वध करना 2. 
युद्ध, संघर्ष 3. अपने ही पक्ष द्वारा विश्वासघात, अपन ही 
पक्ष वालों से भय 4. बंधन, कद, बड़ी या हथकड़ी । 

अभिमदे: [अभि--मद-+-घर_] . मरना, रगड़, 2. कुच- 
लना, लूटखसोट, (शत्रु द्वारा) देश का उच्छंद, उजा- 
डना 3. यद्ध, संग्राम 4. मदिरा, शराब । 

अभिमदेन (वि०) [अभि+मद-+ल्यूट| कुचलूने वाला 
दमन करने वाला,---नम््‌ कुचलना, दमन करना । 

अभिमर्ञे:-शनम | [अभि-+-मश (ष)-+घजा, ल्युद वा] 

अभिमर्ष:-षणम्‌ | . स्पश, संपक 2. अम्याघात, हिंसा, 
बलात्कार, संभोग,--कृताभिमर्शामनु मन्यमान:---श ० 
५२०, इन्द्रियासक्ति के कारण किया गया आलिंगन 
अथवा संतीत्व भ्रष्ट करना या बलात्कार,-प राभिमर्शों 
न तवास्ति कु० ५।४३ (मल्लि० -परधर्षणम ) मनु० 
“८।३५२, याज्ञ० २।२८४ । 

अभिम््ञक-षंक ३ (वि०) [अभिमृश्ञ (५) --ण्वुल, णिनि 

अभिमशिन्‌-षिन |; वा] . स्पश करने वाला, संपक में आन 
वाला, 2. बलात्कार करने वाला,--त्वत्कलत्राभिमर्षी 
वैरास्पदं धनमित्र:--दश० ६३ । 

अभिमादः [अभि--मद-+-घज्ा | नशा, मादकता । 


अभिमान: [(अभि-+मन्‌+घजञा | 4. गौरव, स्वाभिमान 
सम्मातनीय या योग्य भावना,--सदाभिमानेकधना 
हि मानिन:--शि० १।६७, 2. अहंकार, घमंड, दर्प, 
अहंभनन्‍्यता, वत््‌ घमंडी, गर्वीला 3. सभी पदार्थों को 
आत्मा से संकेतित करना, अहंकार की क्रिया, व्यक्तित्व, 
4. कल्पना, अवधारणा, अटकल, विश्वास, सम्मति 
5. स्‍्नह, प्रम 6. इच्छा, कामना 7. चोट पहुँचाना 
हत्या करना, चोट पहुँचाने का प्रयथत्त करना । सम॒० 
-शालिन्‌ (वि०) घमंडी--शन्य (वि० ) गवे या घमंड 
से रहित, विनीत । 

अभिमानिन (वि०) [अभि--मन्‌+णिनि] 4. आत्माभि- 
मानी 2. अहंमन्य, घमंडी, गर्वीला, दम्भी 3. सभी 
पदार्थों को आत्मा से संकेतित मानने वाला । 

अभिमुख (वि० )[स्त्री०---खी] 4. जो किसी की ओर मख 
किये हुए हो, की ओर, किसी की ओर मड़ा हुआ, सामने, 
-अभिमुर्ख मयि संहतमोक्षितम्‌ ह० २॥११, 2. पास 
आने वाला, समीप जाने वाला, निकट पहुँचने वाला 
>+विक्रम० २।९ 3. विचार करते हुए, प्रवत्त, उद्यत 
(कुछ करने के लिए)-अस्ताभिमु्ख सूर्य--मुद्रा ० 
२।१९, प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्यवाव दिवौकस: कु० 
१।१६, ५।६०; उत्तर० ७।४, मा० १०।१३, 
अनकल, अनकलतापूर्बक सम्पन्न 5. मंह ऊपर को 
उठाय हुए,--खं-खं (अव्य०) को ओर, दिशा मे 
सामना क रते हुए, के सामने, की उपस्थिति म॑, के 
निकट (कर्म० या संब० के साथ अथवा समास में) 


) 


-आसोताभिमर्ं गरोः--मन ० २॥१९३, तिष्टन्मन र- 
भिमखं स विकीणंघाम्न:--कि ० २॥५९, नंपथ्याभि- 
मखमवलोक्य,---श ० १, कर्ण ददात्यभिमखं मयि भाष- 
माण--श० १॥३१ । 

अभियाचनम्‌-यावद्गा| अभि-+-याच्‌ --युच्‌ , नझ वा, स्त्रियां 
टाप्‌ च] माँगना, प्रार्थना, अनरोध, नम्न निवेदन । 

अभियातिः,-- यातिन--- (पृ ०--ती ) शत्रता की मावना के 
साथ पहुँचने वाला- शत्र, दुश्मन, रघृु० १२।४३ । 

अभियात्‌--याथधथिन्‌ (वि०) [अभि--या-+-तृच्‌, णिनि वा] 
निकट जातंवाला, आक्रमण करन वाला । 

अभियानम [अभि-या--ल्यट्‌] 4. उपागमन 2. चढ़ाई 
करना, धावा बोलना,आक्रमण करना,--रणा भियानंत 
>-दश० १०, युद्ध के लिए प्रस्थान । 


अभियकत (भ्‌० क० कृ७० ) (वि० ) [अभि-+यज्‌-+-क्‍्त | 
. (क ) व्यस्त, लगा हुआ, लीन, जुटा हुआ (ख ) परि- 
श्रमी, घेयवान्‌, दुढ़संकल्प वाला, तुला हुआ, दत्तचित, 
सावधान,--इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियक्तेन मनसा 
--उत्तर० ३।३०, 2. सृविज्ञ, दक्ष,--शास्त्राथष्वभि- 
युक्‍तानां पुरुषाणां---कुमारिल 3. (अतः) विद्वान 
सुप्रतिष्ठित, सुयोग्य न्यायाधीश, पण्टित (पुं०--इसी 
अथ में )-- न हि शक्‍्यते देवमन्यथाकतं॑मभियक्तेनापि 
->-का० ६२, 4. आक्रान्त, जिस पर हमला कर दिया 
गया हो,--अभियक्‍तं त्वयनं ते गन्तारस्त्वामत: परे-- 
शि० २।१०१, मुद्रा० ३३२५, 5. जिस पर अभियोग 
लगाया गया हो, जिस पर दोषों का आरोपण किया 
गया हो, अभ्यारोपित,--म॒च्छ ० ९।९, अभियोजित, 
प्रतिवादी,---अभियुक्तो5<भियोईस्थ यदि कुर्यादपह्न वम्‌- 
नारद० 6. नियक्त । 
अभियोक्‍त॒ (वि०) [अभि--युज्‌--तृच्‌] आक्रमण करन 
वाला, हमला करने वाला, दोषारोपण करने वाला 
(पु०>क्ता) . शत्रु, आक्रमणकारी, कतक्रान्ता 
2, (विधि में) आरोपक, वादी, मुद्दई, अभियोजक 
मन्‌ ० ८।५२, ५८, याज्ञ ० २।९५, मिथ्याभियोगी । 
अभियोगः [अभि-+-यज्‌-+-घज ] 4. लगाव, लगन, मेल- 
जोल,-ग्रुचर्या-तपस्तन्त्रमन्त्रयोगा भियोगजाम्‌-मा ० ९। 
«५१, चोर७० ११, 2. घना लगाव, घीरज, प्रबल, 
प्रयास,---संतः स्वयं परहितेष कृताभियोंगा:--भतु ० 
२।७३, 2. (क) किसी चीज को सीखने की छगन, 
--कस्यां कलायाभियोगो भवत्यो:--मालवि ० ५, (ख) 
सीखना, विद्वत्ता,--अभियोगरव दब्दादेरशिष्टानाम्‌ 
अभियोगश्चेतरेषाम--शब रस्वामी 4, आक्रमण हमला 
चढ़ाई (किसी देश या नगर पर),प्षुभितं 
वनगोचराभियोगात्‌्--कि ० १३।१०, २॥४६, 5. 
(विधि में) आरोप, दोषारोपण, पूर्वपक्ष--अभियोग- 
मनिस्तीय नं प्रत्यभियोजयेत्‌--याज्ञ ० २।५ । 


( ७५ ) 


अभियोगिन्‌ (वि०) [अभि--युजू--णिनि_] मनोयोग पूर्वक 
लगा हुआ, तुला हुआ, 2. आक्रमणकारी, हमलावर 
3. दोषारोपण करने वाला (पुं०) वादी, मुहई । 


अभिरक्षणम्‌ 3) [अभि-२रक्ष--ल्युट, अहू वा] सब ओ र 
अभिरक्षा से बचाव, पूरा २ बचाव,--प्रशान्तबाध॑ 


दिशतोडभिरक्षया कि० ११८ । 

अभिरतिः (स्त्री०) [अभि--रम्‌-क्तिन] आनन्द, ह॒षं, 
संतोष, आसक्ति, लगन,--न मृगयाभि रतिन दुरोदरम्‌ 
(तमपाहरत्‌ ) रघु० ९॥७, कि० ६।४४ । 

अभिराम (वि०) [अभि०--रम्‌--घजञ_] (. आनन्दकर, 
हेषपूर्ण, मधुर, रुचिकर--मनोभि रामा: (केका: ) रधु० 
१।२०, २।७२, 2. सुन्दर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, 
“स्यादस्थानोपगतयमुनासज्ूमेवाभि रामा--मेघ ० ५३, 
राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदित:--रघु० 
१०।६७,--मम्‌ (अव्य०) सुन्दर रीति से ग्रीवा- 
भंज्जाभिरामं---श ० १७ ! द 

अभिरुचिः (स्त्री) [अभि--रुच---इन्‌] 4. इच्छा, शौक, 
पसंदगी, रस, हे, भानन्द,--यशसि चाभिरुचि:-- 
भतं ० २।६३, परस्पराभिरुचिनिष्पन्नो विवाहः--का० 
२६७, 2. यश की इच्छा, महत्त्वाकांक्षा । 

अभिरुचितः [अभि--रुच--क्‍्त | प्रेमी,---शि० १०।६८ । 

अभिरुतम्‌ [अभि--र--क्त] ध्वनि, चिल्लाहट, कोलाहल । 

अभिरूप (वि०) [अभि--रूप्‌--अच्‌ | . अनुरूप, समन॒- 
रूप, उपयुक्त--अभिरूपमस्या वयसो वल्कलम्‌---श ० 
१. पा5०,2. सुखद, हषपृण्ण,-उत्कृष्टायाभिरुपाय वराय 
सदृशाय च (कन्यां दद्यातू) मनु० ९॥८८, 3. प्रिय, 
प्यारा, इष्ट, कृपापात्र 4. विद्वान, बुद्धिमानू, समझदार, 
“अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियमू--श० १,--पः 
चन्द्रमा, 2 शिव 3 विष्णु 4 कामदेव। सम ०--पति: 
'रूचि के अनुकूल सुन्दर पति प्राप्त करना, नाम का 
एक संस्कार जो प्रछोक में अच्छा पति पाने की इच्छा 
से किया जाता हँ--मृच्छ ० १। 

अभिलझघनम्‌ [अभि--लंघ्‌--ल्युट] कूद कर पार करना, 
छलांग लगाना । 

अभिलषणम्‌ [अभि--लष्‌--ल्युट्‌ | इच्छा करना, चाहना । 

अभिलषित (भू० क० ०) [अभि--लष्‌--क्त] इच्छित 
चाहा हुआ, उत्कंठित,---तम्‌ इच्छा, कामना, संकल्प । 

अभिलापः [अभि-|-लप्‌--घज्न | 4. कथन, शब्द, भाषण 
2. घोषणा, वर्णन, विशेष विवरण, 3. किसी धार्मिक 
कर्तव्य या किसी उद्देश्य की प्रतिज्ञा की उद्घोषणा । 

अभिलावः [अभि--ल--घज्ण_ |] काटना, कटाई, लवन | 

अभिलाषः [कई बार 'सः | [अभि--लष्‌-|-घञा] इच्छा, 
कामना, उत्कंठा, अनुराग, प्रियतम से मिलने की 
उत्कठा, प्रेम (प्रायः अधि० के साथ ) --अतो5भिलाष 
प्रथम तथाविधे मनो बबंध-रघु ० ३।४, न खल सत्यमेव 


शकुन्तलायां ममाभिलाष:--श ० २, पंच० ५॥६७। 
अभिलाषक,--लाषि (सि)न्‌ ३ (वि०) [अभि-लष-- 
- लषक |; ण्वुल, णिनि, उकज्म वा] 

कामना या इच्छा करन वाला, (कर्म० अधि० के 

साथ या समास में) चाहने वाला, लालायित, लालची, 

“यदाय॑मस्याभिलाषि मे मन:--श० १।२२, जयमत्र- 

भवान्‌ नूनमरातिष्वभिलाष॒ुक:--कि० ११।१८, शि० 

१५।॥५९ । 
अभिलिखित (वि०) [अभि--लिख्‌-|-क्त] लिखा हुआ, 

खुदा हुआ--तम्‌, अभिलेखनम, . लिखना, खोदना 

2. लेख । 
अभिलीन (वि०) [अभि-+ली--क्त] 4. चिपटा हुआ, 

सटा हुआ, आसक्त,---रघु ० ३३८ 2. आलिगन किये 

हुए, ढकते हुए--मेघ ० ३६ । 
अभिलुलिति (वि०)[अभि--लुड्‌---क्त डस्य लः] 4. क्षुब्ध, 
बाघायुकत 2. क्रीडा युक्त, अस्थिर । 
अभिलूता (प्रा० स०) एक प्रकार की लकड़ी । 
अभिवदनम[अभि-|-वद्‌-|-ल्यूट |] . संबोधन 2. तमस्क्रिया । 
अभिवन्दनम्‌ [अभि-|-बन्द--ल्यूट] सादर नमस्कार, पाद" 
श्रद्धा और भक्ति के साथ दूसरों के चरण स्पर्श करना, 
नीचे दे० अभिवादन' । 


अभिवषंणम [अभि-- वृष्‌--ल्युट | बारिस होना, बरसना, 
पानी पड़ना । 

अभिवाद:--वादनम्‌ [अभि--वद्‌--घज्ण , ल्यूट वा] सस- 
भमान नमस्कार, छोटों के द्वारा बड़ों को प्रणाम, शिष्य 
के द्वारा गुरु को प्रणाम इसमें तीन बातें निहित हैं--- 
(१) प्रत्यत्थान--अपने स्थान से उठना (२) पादोप- 
सग्रह:--पैर पकड़ना या छूना (३) अभिवाद--- 
प्रणाम शब्द मुँह से कहना--जिसमें अभिवाद्य ब्यक्ति 
को उपाधि तथा अभिवादक का नाम--वर््य है । 

अभिवादक (वि०) [स्त्री--दिका| 4. नमस्कार करने 
वाला, 2. नम्न, सम्मान पूर्ण, विनीत । 

अभिविधि [अभि-वि-|-धा--कि] ॥. पूरा सम्मिलन या 
संबोध, आ' का एक अर्थ--आहडू मर्यादाभिविध्यो: 
“प० २।१।१३ आरशभिक सीमा (“अन्तिम सीमा' 
का विरोधी ), इसका अनुवाद 'से' 'के साथ' 'मिलाते 
हुए शब्दों से किया जाता है उदा०--आबालम्‌-5 
आबालेम्य: हरिभक्ति:, 2. पूर्ण प्रसार । 

अभिविश्वुत (वि०) [अभि--वि--श्रु--क्त] सुविख्यात, 
सुप्रसिद्ध । 

अभिवद्धि: (स्त्री०) [अभि-- वृध्‌-- क्तिन | बढ़ना, विकास, 
योग, सफलता, सम्पन्नता । 

अभिव्यक्तः (भू० क० क्ृ०) [अभि०--वि--अंज्‌-|-क्त ] 
।' प्रकट किया हुआ,प्रकाशित, उद्घोषित 2. विविक्त, 
स्पष्ट, साफ । 


( ७६ 


अभिव्यक्ति: (स्त्री ० )|अभि--वि+-अंज्‌+-क्तिन्‌ | (कारण 
का काये रूप में) प्रकट होना, वंशिष्ट्य, दिखावा, 
प्रदर्शन,---सर्वांगसौष्ठवाभिव्यक्तयें--मालवि ० १, 
दूतीसंप्रेषणर्नाया भावाभिव्यक्तिरिष्यते---सा ० द० ६। 

अभिव्यञ्जनम्‌ [अभि-+वि-+-अज्ज्‌ -ल्युट्‌ ] प्रकट करना, 
प्रकाशन करना, । 


अभिव्यापक,--व्यापिन (वि०) [अभि+वि०-+-आपून॑- 
'ण्वुल, णिनि वा] सम्मिलित करने वाला, समझने 
वाला, प्रसार करन वाला । 

अभिव्याप्तिः (स्त्री० )|अभि--वि-+-आप्‌-+-क्तिन्‌ | सम्मि- 
लित करना, संबोध, सववत्र फलाव । 

अभिव्याहरणम्‌,--व्याहार: | अभि+वि+-आ+ हूं + 
ल्युटू, घञ्त वा] 4. बोलना, उच्चारण करना, केसना 
2. प्रांजल तथा साथंक शब्द, संज्ञा, नाम । 


अभिश्ंसक,-शंसिन्‌ (वि०) [अभि-|-शंस-+-ण्बुल, णिनि वा | 
दोषारोपक, कलंक लगाने बाला, अपमान करन वाला । 

अभिशंसनम्‌ [अभि-+-शंस्‌--ल्युट | दोषारोपण, दोष लगाना 
(चाहे सत्य हो या मिथ्या) सिथ्या -नयाज्ञ ० २८९, 
गाली, अपमान, निरादर,--पंचाशद्‌ ब्राह्मणों दण्ड्य: 
क्षत्रियस्याभिशंसने--मनु ० ८।२६८ । 

अभिशद्भा [अभि--शहृक्‌--अ--ठाप्‌] संदेह, आशंका, 
भय, चिन्ता । 

अभिशपनम्‌,--शापः [अभि-+-शप्‌--ल्‍ल्युट, घव्म वा| . 
शाप, किसी का बूरा मनाना 2. गंभीर आरोप, दोषा- 
रोपण-याज्ञ ० २।९९, अभिशापः पातकाभियोग:-मि ० 
3. लांछन, मिथ्या आरोप। सम०--ज्बरः शाप के 

उच्चारण से उत्पन्न होने वाला बखार ! 

अभिशब्दित (वि०) | अभि-+-शब्द-क्त | उद्घोषित, 

प्रकाशित, कथित, नाम लिया हुआ । 


अभिशस्त ( भू० क० कृ० ) [अभि+ शंस्‌-+-क्त |!. कलंकित, 
अभिशप्त, अपमानित--मनु ० ८।११६, ३७२३, याज्ञ ० 
१।१६१, 2. चोट पहुंचाया हुआ, क्षतिग्रस्त, आक्रान्त 
( अभिशस्‌' से बना समझा गया ) ,-देवि ! केनाभिश- 
स्तासि केन वासि विमानिता--रामा ० 3. अभिशप्त 
4. दुष्ट, पापी । 

अभिशस्तक (वि० )|अभिशस्त--कन्‌ | मिथ्या दोषारोपित, 
बदनाम । 

अभिद्ास्तिः (स्त्री०) [अभि--शंस्‌-+-क्तिन्‌ | 4. अभि- 
शाप, 2. दुर्भाग्य, अनिष्ट, संकट 3. निदा, लांछन, 
बदनामी, अपमान 4. पूछना, मांगना । 


अभिशापनम्‌ [अभि--शप्‌+णिच्‌--ल्युट| शाप देना, 
कोसना । 

अभिज्ञीत (वि०) [अभि-+श्ये--क्‍्त | शीतल, ठंडा जसा 
कि वाय्‌ । 


अभिशोचनम्‌ [अभि-+-शुच्‌--ल्युट] अत्यंत शोक या 
पीडा, कृष्ट । 


अभिश्नवणम्‌ [अभि--श्रु+-ल्युट्‌ |आ्रद्धके अवसर पर बैठ हुए 
ब्राह्मणों द्वारा वेदमंत्रों का पाठ । 

अभिषड्भ:-सड्भः [अभि-+पंज्‌ --घज्म ] 3. पूरा संपक या 
मेल, आसक्ति, संयोग 2. हार, वराग्य, पराजय,--- 
जाताभिषज़््ो नृपति:-रघु ० २।३०, 3. अचानक आया 
हुआ आघात, शोक, दुःख, संकट या दुर्भाग्य--ततो&$ 
भिषज्भानिलविप्रविद्धा--रघु ० १४।५४, ७७, जड़े 
विजज्ञिवानू--रघु० ८।७५, 4. भूत प्रेतादिक से 
आविष्ट होना,-अभिघाताभिषज्भाभ्यामभिचा राभि शा- 
पतः - माघ० 5. शपथ 6. आलिगन, संभोग 7. अभि- 
शाफ,, कोसना, दुवंचन कहना 8. मिथ्या दोषारोपण, 
बदनामी या लांछन 9. घणा, अनादर । 

अभिषञ्जनम्‌ -- तु ० अभिषंग: । 

अभिषवः [अभि--षु+-अप्‌] . सोमरस निचोड़ना, 2. 
शराब खींचना 3. धामिक क्रृत्यों या संस्कारों से पृ 
किया जाने वाला स्नान या, आचमन 4. स्तान या 
आचमन 5. यज्ञ,--बम्‌ कांजी । 

अभिषवणम्‌ [अभि--षु--ल्‍्युट्‌ ] स्नान । 

अभिषिकत (भू०क०क०) [अभि-+-सिच्र-+-क्त] . छिड़का 
हुआ, आदर किया हुआ,--सज्े पुनर्वहुतराममृताभिषि- 
क्ताम्‌ू--चौर० २९, 2. जिसका अभिषक हो चुका 
हो, प्रतिष्ठापित, पदारूढ़ । 

अभिषेकः [अभि--सिच्‌--घजा_] . छिड़कना, पानी के 
छींटे देना 2. राज्यतिलक करना, राजा या मूर्ति 
आदि का जलसिंचन द्वारा प्रतिष्ठापन, 3. (विशेषतः) 

. राजाओं का सिंहासनारोहण, प्रतिष्ठापन, पदारोहण, 

राज्यतिलक संस्कार,--अथाभिषेकं रघुवंशकेती:-- 
रघ० १४७, 4. प्रतिष्ठापन के अवसर पर काम 
आने वाला पवित्र जल,-- रघु० १७।१४, 5. स्नान, 
आचमन, पवित्र या घमेंस्नान,--अभिषेकोत्तीर्णाय 
काइयपाय--हश ० ४, अन्नाभिषकाय तपोधनानाम्‌ -- 
रघ० १३।५१ 6. उस देवता पर जल छिडकना जिसको 
पूजा की जा रही है। सम०--अहः राजतिलक का 
दिवस, - शाला राज्याभिषेक का मंडप । 


अभिषेचनम्‌ [अभि--सिच्‌ + ल्युट[4. जल छिड़कना <. 
राजतिलक, राज्यप्रतिष्ठापन । 

अभिषेणनम्‌ [सेनया सह शरत्रो: अभिमुखं यानम्‌ू--इति-- 
अभि--सेना--णिच्‌--ल्‍ल्युट्‌] शत्रु पर चढ़ाई करने 
के लिए कच करना, शत्रु का मुकाबला करना | 

अभिषेणयति (ना० घा०) (सेना के साथ) कूच करना, 
आक्रमण करना, सेना द्वारा शत्रु का मुकाबला 
करना,--क: सिधुराजमभिषेणयितुं समर्थ:--वेणी ० 
२।२५, शि० ६६४ | 


( ७७ 


अभिष्टवः [अभि--स्तु+-अप |] प्रशंसा, स्तुति । 

अभिष्यं (स्यं)द: [अभि--स्यन्द--घज्ाय | . स्राव, बहाव, 
टपकना 2. आंख आना 3. अतिवद्धि, अतिरेक, 
आधिक्य, अतिरिक्त भाग,--स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वे- 
वोपनिवेशितम्‌ (ओषधिप्रस्थम) कु० ६।२७, अति- 
रिक्त जनसंख्या को दूर करके, अर्थात्‌ उत्प्रवासन 
ढ्वारा-तु ०--रघु ० १५।२९ । 

अभिष्वद्ध: [अभि--स्वञज्‌--घज्ा_] . संपक 2, अत्यधिक 
आसक्त, प्रेम, स्नेह,--विद्यास्वभिष्वंग:--दश ० १५५, 
अही अभिष्वद्भ--मा० १५। 

अभिसंश्रयः [अभि-+-सम्‌+-थश्रि+-अच्‌ ] शरण, आश्रय । 

अभित्तस्तवः [अभि-+-सम्‌--स्तु+अप्‌ ] महती प्रशंसा । 

अभिसंताप: [अभि--सम्‌--तप+घजञ | यद्ध, संग्राम, 
संघष --जन्यं स्याद्भिसन्तापः -हला० । 

अभिसन्देह: [अभि+सम्‌+दिह +घज्_] . विनिमय, 2. 
जननेन्द्रिय । 

अभिसन्ध:-धकः [अभि-+-सम्‌--धा-+-क, स्वार्थ कन्‌ च| 
. घोखा देन वाला, बंचक, 2. निनन्‍दक, लांछन 
लगाने वाला । 

अभिसन्धा [अभि-+-सम्‌+घा--अडः-+टाप्‌| 4. भाषण 
उद्घोषणा, शब्द, कथन, प्रतिज्ञा,--तेन सत्याभिसन्धन 
त्रिवगमनृतिष्ठता --रामा ०, वचन का पालन करन 
वाला, 2. धोखा । 

अभिसन्धानम्‌ [अभि--सम्‌--धा-+-ल्‍्युट्‌ | . भाषण, शब्द, 
सोहश्य उद्धोषणा, प्रतिज्ञा, सा हि सत्याभिसन्धाना- 
रामा०, 2. ठगना, घोखा देना - पराभिसन्धान पर 
यद्यप्यस्थ विचेष्टितम--रघु० १७।७६ 3. उद्देश्य, 
इरादा, प्रयोजन--अन्याभिसन्धानेनान्यवा दित्वमन्यक- 
तत्व च--मिता० 4. सन्धि करना ! 

अभिसन्धाय: -- अभिसंधि । 


अभिसन्धिः [अभि--सम्‌+धा-+कि] 4. भाषण, सोहेश्य 
उद्घोषणा, प्रतिज्ञा 2. इरादा, लक्ष्य, प्रयोजन, उद्देश्य 
3. निहितार्थ, अभिप्रेत अर्थ, जंसा कि--अयमभिसंधि: 
( व्याख्यात्मक सूचियों में बहुधा प्रयुक्त ) 4. सम्मति 
विश्वास 5. विशेष अनबंध, अनजंध को शत, प्रति- 
बंध, करार । 

अभिसमवायः [अभि-+-सम्‌+-अव-+-इ-+-अच्‌ | एकता । 

अभिसम्पत्ति: (स्त्री०) [अभि-+-सम्‌-+पदु--क्तिन | पूर्ण 
रूप से प्रभावित होना, अपन मत को बदल देना 
परिवर्तन, बदल जाना । 

अभिसम्परायः [अभि--सम्‌-+-परा--इ--अच्‌ | भविष्यत्‌ 
काल । 

अभिसम्पातः अभि-+-सम्‌+पत्‌-- घञ _|[. इकटठे मिलना 
समागम, संगम 2. यद्ध, संग्राम, संघ, 3. अभि- 
शाप । 


) 


अभिसम्बन्ध: [अभि--सम्‌ --बन्ध+घज्ण | संबंध, रिव्ता 
संयोजन, संपक, मंथुन--मनु ० ५।६३ । 
अभिसम्मुख (वि०) [प्रा० ब०] संमुख होने वाला, सामने 
खड़ा हुआ, सम्मान की दृष्टि से देखने वाला । 
अभिसरः [अभि+स-+अच | . अनगामी,अन च र,2. साथी 
अभिसरणम्‌ [अभि-+-स+ल्यट | 4. उपागमन, मकाबला 
करने के लिए जाना, 2. सम्मिलन, संकेतस्थान, नायक 
या नायिका द्वारा मिलने का स्थान नियत करता-- 
त्वदभिसरणरभसेन वलन्‍्ती पतति पदानि कियन्ति 
चलन्ती--गीत ० ६ । 
अभिसगें: [अभि-+-सूज्‌-+-घजञा_| सृष्टि, रचना । 
अभिसरजनम्‌ [अभि--सृज्‌+ल्युट] 4. उपहार, दान 2. 
हत्या । 
अभिसपंणम [अभि-+-सप्‌--ल्युद| उपागमन, मुकाबला 
करने के लिए शत्रु के निकट जाना । 
अभिसां (शां)त्वः-त्वनम [अभि--सान्त्व+घञ, ल्युट्‌ 
वा] सुलह, समझौता, ढाढस, तसल्ली । 
अभिसायम्‌ (अव्य० ) [अव्य०स० | सूर्यास्त के समय, संध्या- 
समय-श्रितोदयाद्रे रभिसायमच्चके:--शि० ११६ । 
अभिसारः: [अभि-+-स+घज्ा ] प्रिय से मिलने के लिए 
जाना, (मिलन स्थान) नियत करना या स्थिरकरना 
_-रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम्‌-गीत ० ५ 
२. वह स्थान जहाँ नायक नायिका नियत समय पर 
मिलते हैं, संकेतस्थलू,-त्वरितमुपेति न कथमभिसारम्‌- 
गीत० ६, 3. हमला, आक्रमण, -श्वोडभिसार: पुरस्य 
न: --रामा०। सम०--स्थानम्‌ मिलने के लिए उप- 
यक्‍त स्थान, दे० 'अभिसारिका' के तीचे । 


अभिसारिका [अभि--स्‌+पण्वुरलू-+-टाप्‌ | वह स्त्री जो अपन 
प्रिय से मिलने जाती हैं, था उसके द्वारा नियत संकेत 
का पालन करती हूँ कु० ६।४३, रघु० १६।१२, 
-कान्ताथिनी तु या याति सद्भूत॑ं साभिसारिका-अमर ० 
सा० द० निम्नांकित ८ स्थान नायक नायिकाओं के 
मिलने के लिए निर्वारित करता हैं (१) खेत (२) 
बाग (३) भग्न मंदिर (४) दूती का धर (५) 
जंगल (६) तीर्थ स्थान (७) श्मशानभूमि (८) 
नदीतट, क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयों दूतीगृहं वनम, 
मालयं च॒ श्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा । 

अभिसारिन (वि०) [अभि+स+णिनि|] मिलने, दर्शन 
करने, आक्रमण करने, जाने वाला; जल्दी से बाहर 
जाने वाला--युद्धाभिसारिण:--उत्तर० ५,--णौ 
न्-॑दे० ऊपर अभिसारिका । 

अभिल्‍नेहः [अभि--स्निह +घछजा ] आसक्ति, अनुराग, 
प्रेम, इच्छा, यः सर्वत्रानभिस्नेह:--भग ० २।५७ । 

अभिस्फ्रित (वि०) [अभि--स्फुर+क्‍्त] पूर्ण रूप से 
फंला हुआ, पूर्ण विकसित (जैंसे कि फूल) । 


( ७८ 


अभिहत (थधि०) [अभि-+हन्‌-क्त। प्रहृत (आल से 
भी) पीटा गया, आहत, घायल किया गया--घा रा- 
भिरातप इवाभिहतं सरोज --मालथधि ० ५, अमरु० २, 
2. जिस पर प्रहार किया गया हैँ, अभिभूत, पराभूत, 
शोक, काम", दुःख” 3. बाघामय 4. (गण०) 
गणित । 

अभिहतिः (स्त्री०)[अभि-+हन्‌-+क्तिन| . प्रहार क रना, 
पीटना, चोट पहुँचाना 2. (गण०) गुणन, गुणा । 

अभिहरणम्‌ [अभि-ह॒-+ल्‍्यूट] 4. निकट लाना, जाकर 
लाना--रघ्‌ ० ११।४३, <. हटना । 

अभिहवः [अभि-हद्वें+अप्‌] . आवाहन, आमंत्रण 2 
पूर्ण रूप से यज्ञानष्ठान 3. यज्ञ, बलिदान । 

अभिहारः [अभि+ह+घञा_] . ले जाना, लूट लेना, 
चरा लेना 2. हमला, आक्रमण 3. शस्त्रास्त्र से सुस- 
ज्जित करना, शास्त्र ग्रहण करना । 

अभिहासः [अभि-+हस्‌--घजञ्म ] दिल्लगी, मजाक, धिनोद। 

अभिहित (भू० क० कृ०) [अभि-+धा-+कक्‍त] . कहा 
गया, बोला गया, घोषित किया गया, 2. संबोधित 
किया गया, पुकारा गया । सम०--अन्वयवाद:, 
--वादिन (पृ०) नेधायिकों का एक विशेष प्रकार 
का सिद्धान्त (या उस सिद्धांत के अनुयायी)। इस 
सिद्धान्त के अनुसार नेयायिकलोग मानते हूँ कि शब्द 
स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हूँ, जो बाद में वाक्य 
में प्रयुक्त होने पर एक संयुक्त विचार को अभिव्यक्त 
करते हूँ, दूसरे शब्दों में कह सकते हैँ कि यह वाक्य के 
शब्दों का तकसंगत संबंध ही हैं जो वाक्य के अभीष्ट 
अर्थ को प्रकट करता हैं न कि शब्दों का केवल अपना 
भाव। अतः: वे तात्पर्यार्थ' में विश्वास रखते हैँ जो 
कि वाच्याथ से भिन्‍न हँ--काव्य, २ । 

अभिहोमः [प्रा० स०] घी को आहुति देना । 

अभो (वि०) [न० ब० ] निर्भय, निडर, रघ्‌ृ० ९।६३, १५।८। 

अभोक (थि०) [अभि--कन्‌ दीघे:] . प्रबल इच्छा रखने 
वाला, आतुर 2. कामुक विषयासक्त, विलासी--मेद- 
स्विन सरभसोपगतानभीकान--शि० ५॥६४, 3. 
निर्मय, निडर । 

अभीदण (वि० ) | अभि--क्षणु+ड, दीघे:] . दुहराया हुआ, 
बार २ होने वाला 2. सतत, निरन्तर 3. अत्यधिक, 
--कणम (अव्य०) . बारबार, पुनः पुनः 2. लगा- 
तार 3. अत्यंत, बहुत अधिक । 

अभीघात -- तु ० अभिघात । 

अभीष्सित (वि०) [अभि-+-आप्‌-+-सन्‌ +-क्त] चाहा हुआ 
अभीष्ट,---तम कामना, इच्छा । 

अभीप्सिन ३ (वि०) [अभि--आपू--सन्‌--णिनि, उ वा] 

अभीष्सु |; इच्छुक, प्राप्त करन को इक्छा वाला ॥ 

अभीरः [अभिमखी कृत्य ईरयति गा, अभि--ईर्‌-+-अच्‌ ] 


) 


. अहीर, गोपाल, गर्ञ्रिया 2. ग्वाला, (दे० आभीर )। 
सम० ---पलली ग्वालों का गाँव । 

अभोजशापः [अभि--शप्‌--घञा ] कोसना, दे० अभिशाप । 

अभोीशः--बः [अभि--अश+उन पृषो ० अत इत्वम-अभि 
-+इष्‌--कु वा] . वागडोर, लगाम--तेन हि मच्य- 
न्‍्तामभीशवः--श० १, 2. प्रकाशकिरण-प्रफल्लता पि- 
च्छनिभरभीषुभि:--शि० १।२२, मत अत्यज्वलू 
अत्युत्तम 3. इच्छा 4. आसक्ति । 

अभीषद्धा--तु ० अभिषंग । 

अभोष्ट (भू० क० कृ०) [अभि-इष्‌--क्‍्त] 4. चाहा 
हुआ, इच्छित 2. प्रिय, कृपापात्र, प्रियतम--्ठ:' प्रिय- 
तम, - ष्टा गृहस्वामिनी, प्रेमिका--ध्टम . अभीष्ट 
पदार्थ 2. रुचिकर पदार्थ--अन्यस्म हृदयं देहि नान- 
भीष्ट घटामहे --भट्ठि ० २०। २४ । 

अभुग्न (वि०) [न० त०|] . जो झुका हुआ या टेढ़ा मेढ़ा 
न हो, सोधा 2. स्वस्थ, रोगम॒कत । 

अभूज (वि०) [न० ब०] बाहुरहित, लला।। 

अभुजिष्या [न० त०] जो दासी या सेविका न हो, स्वतनन्‍त्र 
स्त्री । 

अभ:ः [न० त०] विष्ण, जो पैदा न हुआ हो । 

अभूत (वि०) [न० त०] सत्ताहीन, जो हुआ न हो, अवि- 
यमान, अवास्तविक, मिथ्या । सम०--आहरणम्‌ 
अवस्तु कथन, कपटपूर्ण या व्यंगमय बात कहना 
--तद्भावः जो पहले विद्यमान न हो उसका होना, या 
बनना, या बदलना---अमततड्ावे चिव:, अकृष्ण: कृष्ण 
संपयते त॑ करोति कृष्णीकरोति--सिद्धा ०, तु० पयो- 
घरीभतचतु:समद्राम---रघृ० २।३, --पूर्व (वि०) 
जो पहले न हुआ हो, जिससे आगे कोई न बढ़ा हो-- 
अभूत वां राजा चितामणिनाम, वासव० १, वेणी० 
३।२,--प्रादुर्भावः जो पहले न हुआ हो उसका प्रकट 
होना,--शत्रु (वि०) शत्र॒हीन, जिसका कोई शत्र 


(स्त्री०) [न०त०] 4. सत्ता हीनता, अविद्यमा- 
नता 2. निधनता । 

अभमिः (स्त्री०) [न० त०] 4. भूमि का न होता, भूमि 
को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ, 2. अनपय क्‍्त स्थान 
या पदार्थ, अनचित स्थान,---अभमभिरियमविनयस्य 
श० ७, स खल मनोरथानामप्यभूमिविसजनावसर- 
संस्कार:--त० मेरी आशाओं से बहुत अधिक आगे 
बढ़ा हुआ--शि ० १।४२ । 

अभुृत, अभत्रिम (वि०) [न० त०] 4. जिसका भाड़ा न 
दिया गया हो 2. जिसको समर्थन प्राप्त न हो । 

अभेद (वि०) [न० ब०] 4. अविभकत 2. समरूप, वही 
“4: [न० त०]. भिन्‍नता का. अभाव, समरूपता या 
समानता का होना,--तद्बरृपषकम मंदी य उपमानोपमे- 


६ 


ययो:-- काव्य० १०, 2, घनिष्ट एकता--'च्छताँ सह 
वचूभि रभेदम--कि ० ९।१३, हि० ३।७९, आशास्महे 
विग्रहयो रभेदमू---भततं ० १२४ । 

अभद्य, | (वि०) [न० त०] . जो बंधा न जा सके 2. 

अभदिक $ अविभाज्य,--आञ्यम हीरा । 

अभोज्य (वि०) [न० त०] . खाने के अयोग्य, भोजन 
के लिए निषिद्ध, अपवित्र-अन्न (वि०) जिसका 
भोजन दूसरों के लिये खाने के अनपयक्त हो । 

अभ्यग्र (वि०) [ब० स०] 4. निकट, समीप 2. ताजा, 
नया-- इदं॑ शोणितमम्यग्र संप्रहारेध्च्युतत्‌ तयो:-- 
महा ०,-- ग्रम॒ सामीप्य, सान्निध्य । 

अभ्यडु (वि०) [ग्रा० स०] हाल ही का चिह्नित । 

अभ्यड्भः [अभि-+-अज्ज्‌--घजा ] . किसी तेल या चिकने 
पदार्थ को शरीर पर मलना, तेल की मालिश-- 
अभ्यज्भधनपथ्यमलू|ज्चका र---कु ० ७।७, 2. मालिश, लेप, 
3. उबटन । 

अभ्यञ्जनम [अभि-+-अज्ज्‌ --ल्यूट | 7. चिकन पदार्थों को 
शरीर पर मलना, 2. मालिश करना 3. आँखों 
काजल डालना 4. चिकना पदार्थ, तेल, उबटन । 

अभ्यधिक (वि०) [प्रा० स०] . अपेक्षाकृत अधिक 2 
बढ़ चढ़ कर, गुण या परिमाण में अपेक्षाकृत अधिक 
अधिक ऊंचा, अधिक बड़ा--नत्वत्समोथस्त्यम्यधिक 
कुतोधन्य:--भग ० ११४३, (कई बार अपा० और 
करण० के साथ ) --धान्य॑ दशभ्य: कुम्भेम्यों हरतो5म्य- 
धिक॑ वधः:--मन्‌ ० ८।३२०, 3. सामान्य से अधिक, 
असाधारण, प्रमुख--भव पंचाभ्यधिक:--श० ६२ । 


अभ्यनुज्ञा--ज्ञानम्‌ [अभि+-अनु--ज्ञा+-अहट-+-टापू, ल्युट 
वा | 4. स्वीकृति, 2. सहमति, अनुमति--क्वताम्यनुज्ञा 
गुरुणा गरीयसा--कु० ५।७, रघु० २।६९ 2. आज्ञा, 
आदेश 3. छुट्टी स्वीकार करना, बर्खास्त करना 4. 
तक को स्वीकार करना । 


अभ्यन्तर (वि०) [प्रा० स०] . भीतरी भाग, आन्तरिक, 
अन्दरूनी (विप० बाह्य) रघृ० १७।४५, का० ६६, 
याज्ञ० ३३२९३, 2. अन्तगंत होना, किसी समृह या 
दशरोर का एक अंग--देवी परिजनाम्यन्तर: मालवि० 
५, 3. दीक्षित, परिचित, कुशल (अधि० के साथ या 
समास में )--सज्ीतकेध्भ्यन्तरे स्वः-मालूवि ० ५, अहो 
प्रयोगा भ्यन्त र: प्राश्निक:--मालवि० २, 4. निकटतम, 
धनिष्ट, अत्यन्त संबद्ध -त्यक्ताइ्चाभ्यन्तैरा येन--पंच ० 
११२५९,--रम्‌ . भीतर का, भीतरी, अन्दर का, 
(किसी वस्तु का) अन्दरूनी भाग, भीतरी स्थान 
शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌---रघु० ३॥९, भग० 
५।२७, 2. सम्मिलित किया हुआ स्थरलू, समय या 
स्थान का अवकाश--षण्मासाभ्यन्तरे - पंच ० ४, 3. 
मन। सम०--करण (वि०) अन्दर ही अन्दर ग॒प्त 


७९ )) 


अंगों वाला, प्रत्यक्षज्ञान की शक्ति को अन्दर रखने 
वाला, विक्रम० ४,-- कला गुप्त कला, प्रेम लीला 
या हावभाव प्रर्दाशत करने की कला । 


अभ्यन्तरकः [ अभ्यन्तर-- कन्‌ | घनिष्ट मित्र । 

अभ्यन्तरीकू [ अम्यन्तर-+- च्वि-|-कू | (तना० उभ०) 4. 
दीक्षित करना, परिचित करना--प्रागल्म्याह्व क्तु- 
मिच्छन्ति मंन्त्रेष्वभ्यन्तरीकृता :---रामा० 2. परिचय 
कराना-सवंविश्वंभेष अभ्यन्तरीकरणीया--का ० १०१, 
दश ० १५९, १६२, 3. किसी को निकटमित्र बनाना- 
बाह्याइ्चा भ्यन्तरीकृता:---पंच ० १।२५९ | 

अभ्यन्तरीकरणम्‌ [ अभ्यंतर--च्िि-+-कृ-+ल्यूट्‌ ] दीक्षित 
करना, परिचय कराना---सजीवनिर्जीवासु च द्यृतकला- 
स्वम्यन्तरीकरणम्‌--दश ० ३९ । 

अम्यमनम्‌ [ अभि+-अम्‌+ल्युट्‌ | . 
रोग । 

अभ्यमित-अभ्यान्त (भू० क० कृ०) | अभि-+-अम्‌+-क्‍्त | 
. रोगी, बीमार 2. चोट खाया हुआ, घायल । 

अभ्यमित्रम्‌ [ अव्य० स० | शत्रु के ऊपर आक्रमण (तक्रि० 
वि०) शत्रु की ओर या छात्र के विरुद्ध चढ़ाई करना । 

| अभि+अमित्र+-ख, छ, यत्‌ वा | 

वह योद्धा जो वीरतापूर्वक शात्रु का 

का सामना करता है--उद्योगमम्य- 
मित्रीणो यर्थेष्ट त्वं च संतनु--भट्टि ० ५४७, मारीचो- 
इनुनयंस्त्रासादमभ्यमित्र्यो भवामि ते--४६ । 

अभ्ययः | अभि+-इ--अच ] 4. आना, पहुचना 2. (सूयये 
का ) अस्त होना । 

अम्य्च नम्‌-अभ्यर्चा [ अभि+अचच -+ल्युट, 
वा | पूजा, सजावट, समादर। 

अभ्यर्ण (वि०) [ अभि + अद -+-क्त] निकट, समीप, स्थान 
के निकट या समीप होने वाला,भसमीप आने वाला--- 
अमभ्यणमागस्क्ृतमस्पृश-ब्द्रि:-रघु ० २। ३२,-णेम्‌ सामीप्य 
सान्निध्य -- अन्धकारिणि वनाम्यर्ण किम॒द्श्राम्यति 
गीत ० ७, अभ्यण परिरभ्य निर्भरभर: प्रमांन्धया राधया 
“5गीत० १, शि० ३।२१ | 

अभ्यथनम-ना | अभि+अथ -+ल्यट, स्त्रियां टाप्‌ | प्राथना 
अनुरोध, दरख्वास्त, नालिश-- नाभद्भमभयेन--कु ० 
(५२ | 

अम्यथिन (वि०) [ अभि--अर्थ +णिनि ] याचना या 
प्रार्थना करने वाला । 

अभ्यहंणा [ अभि-+-अह +यच्‌, स्त्रियां टाप ] . पूजा जा, 2 
आदर, सम्मान, समादर । 

अम्यहित (वि०) [अभि-+-अहँ +क्‍्त ] 7. सम्मानित, 
प्रतिष्ठित, अत्यादरणीय 2. योग्य, सुहावना, उपयुक्त, 
--अभ्यहिता बंन्धुष तुल्यरूपा वृत्तिविशेषण तपोधना- 
नाम--कि० ३॥११। 


प्रहार, क्षति २. 


अभ्यमित्रीण:-यः 
अभ्यमिश्य: 


अझू-+-टाप्‌ 


( ८० 


अभ्यवकर्षणम [ अभि-+-अव--#$ष्‌ -- ल्युट्‌ | निकालना, 

“”खींचकर बाहर करना । 

अभ्यवकाद: [ अभि+-अवर-+काश्‌-+-घरऊ ] खुली जगह । 

अभ्यवस्कत्द:--दनम्‌ [ अभिन-अव--स्नकद्‌ +घजञ , ल्युट 
वा | . डट कर शछात्रु का म॒काबला करना, झछात्रु पर 
चढ़ाई करना 2. शत्रु को नि३शस्त्र करने के लिए प्रहार 
करना 3. आघात । 

अम्यवहरणम॒[ अभिन॑-भ्रव--ह-+ ल्युट्‌ ] 7. नीचे फंक 
देना 2. भोजन ग्रहण करना, गले के नीचे उतारता 
(कण्ठादधोनयनम्‌-+मिता ० ) । 

अभ्यवहार: [ अभि-+-अव-+-ह-+घछऊा ] 4. भोजन ग्रहण 
करना, आहार लेना, खाना पीना आदि 2. आहार 
--जम्भशब्दो5म्यवहा राथवाची--काशी ०, संवाद पेक्षी 
--मालवि० ४ । 

अभ्यवहाय (वि०) [ अभि+-अव-+ह+पण्यत्‌ ] खाने के 
योग्य, भोज्य,---येस आहार,--सवनत्रौदरिकस्य अभ्यव- 
हायमेव विषय:--विक्रम ० ३ । 

अभ्यसनम्‌ | अभि+-अस्‌ + ल्युट्‌ ] . बार-बार करना, 
बार-बार किया गया अम्यास 2. निरन्तर अध्ययन, 
अनुशीलन--- ( ताम्‌) विद्याम्यसननेव प्रसादयितुमहेसि- 
रघ ० १।८८ । 

अभ्यसृयधक ( वि० ) | स्त्री-यिका )  अभि+ असु- ग्व॒ल |] 
ईर्ष्याल, डाहभरा, निन्दक, कलंक लगाने वाला, 
-मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपंतोषम्यसूयका:-भग ० १६।१८। 


- अम्यसुया [अभि + असु+यक्‌--अ--टाप्‌ ] डाह, ईर्ष्या, 
देष, क्रोध,-- शक्रा भ्यसूया विनिवृत्तयं य:-- रघु ० ६।७४, 
रूपेषु वेशेषु च साम्यसूया:-9२, ९।६४। 

अम्यस्त (भू० क० कृ० ) [ अधि--अस्‌ -कक्‍त ] ॥. बार 
बार दोहराया गया, बार बार अम्यास किया गया, 
--नयनयो रभ्यस्तमामीलनम---अमरु ० ९२, प्रयोग में 
लाया गया7आदता डाली हुई,--अनब्यस्त रथचर्या --- 
उत्तर० ५, 2. सीखा हुआ, पढ़ा हुआ,--शशवेःम्यस्त- 
विद्यानां--रघु ० १८, भतं ० ३।८९, 3. (गण० ) गुणा 
किया गया 4. (व्या» में) द्वित्व किया गया । 


अम्याकर्ष: | अभि--/-आ-- कृष +-घज_ _] हाथ से छाती ठोक 
कर ललकारना (जैसे पहलवान कुश्ती के लिए ) । 

अम्याकाझक्षितम्‌ [ अभिं--आ--काडक्ष्‌ू--क्‍्त ] . मिथ्या 
आरोप, निराघार शिकायत 2. इच्छा । 

_ अम्याख्यानम्‌ [ अभि++आ--झुया--ल्युट्‌ | सिथ्या आरोप, 
लाउऊछन, निन्‍दा, बदनामी । 

अम्यागत (भू० क० कृ०) [ अभि+-आ--गम्‌--क्त | ॥. 
निकट आया हुआ, पहुँचा हुआ 2. अतिथि के रूप में 
आया हुआ,-सवेत्राभ्यागतो गुरु:--हि० १।१०८,--त: 
अतिथि, दशक । 

अम्यागसः [अभि-+-आ--गम्‌+-घऊञा ] . निकट आना या 


जाना, पहुँच, दर्शनार्थ गमन--तपोधनाम्यागमसंभवा 
मुद:---शि ० १।२३, कि वा मदम्यागमकारणं ते-रघु ० 
१६।८, महावी ० २।२२, 2. सामीप्य, पड़ौस, 3. मुका- 
बला, हमला 4. युंद्ध, संग्राम 5. शत्रुता, विद्वेष । 

अम्यागमनस्‌ [ अभि+-आ-+गम्‌-+-ल्युट्‌ | उपागमन, पहुंच, 
दशनार्थ गमन, हेतुं तदम्यागमने परीप्सु:--क्ि० ३।४ । 

अम्यागारिक: [ अभि+आगा र-+-ठन्‌ ] परिवार के पालन 

“मेंयत्नशील । | 

अम्याधातः [ अभि+-आ-+हन्‌+घज | हमला, आक्रमण । 

अम्यादानम्‌ [ अभि+आ+दा-+-ल्यूद | उपक्रम, प्रारम्भ, 
सूत्रषात करना । 

अभ्याधानम्‌ [ अभि+आ-+घधा-+ ल्युट्‌ | रखना, डालना 
(जैसा कि इंघन ) । 

अम्यान्त (वि०)[ अभि+आ +-अम्‌+क्‍्त ] बीमार रुग्ण, 
रोगी । | 

अम्यापातः [ अभि+आ-+पत्‌+घ्__] संकट, दुभगिय । 

अम्यामर्द:-सर्दतम [ अभि+-आ-+मदू+घछ्ा , ल्युट्‌ वा |] 
यद्ध, संग्राम, संघर्ष, आक्रमण । 

अभ्यारोह:-रोहणम्‌ [ अभि+-आ-+रझरुह+घरछा, ल्युट्‌ वा | 
चढ़ना, सवार होना, ऊपर तक जाना । 

अम्यावत्ति: (स्त्री०) [ अभि+-आ--वृत्‌--क्तिन्‌ ] दोह- 
राना, बार-बार होना, दे० 'अनम्यावृत्ति भी । 

अम्याश (वि०) [ अभि+-अशू+-घरञ ] निकट, समीप 
-शः . पहुँचना, व्याप्त होना 2. समीपस्थ पड़ीस,आस 
पास का (दे० अभ्यास ),--वायसा म्याशे समुपविष्ट: 
-पंच० २, सहसाभ्यागरता भेमीमम्याशपरिवतिनीम्‌- 
महा ०, दश० ६२, 3. परिणाम, फल +. अभ्युदय, 
प्रत्याशंसा, अतः 'शीघ्रता' के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त । 

अम्यासः [ अभि+-आ+-+-अस्‌-+-घछऊ ] आवुृत्ति,-ब्या- 
ख्याता-व्याख्याता इति पदाम्यासोष्ध्यायपरिसमाप्ति 
द्योतयति--शारी ०, नाम्यासक्रममीक्षते-पंच १।१५१, 
2. बार-बार किसी कार्यको करना लगातार किसी 
काये में लगे रहना,-अविरतश्रमामभ्यासातू---का ० ३०, 
अम्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च्॒ गृह्मते---भग ० ६।३५, 
४४ अनवरत अभ्यास के द्वारा, (पवित्र और अधिकृत 
रहना) १२।१२, “निगहीतेन मतसा-रध्‌ ० १०॥२३, 
इसी प्रकार शर,” अस्त्र आदि 3. आदत, प्रथा, चलन, 
>अमड्ूलाम्यासरतिम-कु० ५१६५, या० ३॥।६८, 4. 
शस्त्रास्त्र विषयक अनुशासन, कवायद, सैनिक कवायद 
5. पाठ करना,अध्ययन करना,--का व्यज्ञ-शिक्षय म्यास: 
काव्य ० १ 6. आसपास का, सामीष्य, पड़ोस ( अम्याश 
केलिए )--चूतयष्टिरिवाम्यासे ( शी) मघौ परभृतोन्मुखी 
--कु ० ६२, (“अम्यासेन्शे सधो का यहाँ अर्थ 'मधु' 
को संबोधित करना हैं जो कि उसके निकट है-अर्थात्‌ 
अपने आपको पूर्ण रूप से उसके सामने प्रकट करके । 


( 


यहाँ पावती की उपमा पूर्णतः: सुरक्षित हे--अर्थात 
स्वयं चुप रहते हुए अपनी सखी को संबोधित करने के 
बहाने अपने प्रियतम से बात करना); अपितेयं तवा- 
म्यासे सीता १ण्यन्नता वध:--उत्त र ० ७।१७, आपको 
सौंपी हुई; अम्यासा (ज्ञा) दागत:---सिद्धा० (अलूक 
समास के रूप मं) 7. (व्या० में) द्वित्व होना 8. द्वित्व 
हुए मूलशब्द का प्रथम अक्षर, द्वित्व अक्षर 9. (गण० 
में) गुणा 0. सम्मिलित गान, गीत की टेक । सम० 
>-गत (वि०) उपागत, निकट गया हुआ,--योगः 
अनवरत गहन चिंतन से उत्पन्न मनोयोग,-अभ्यास- 
योगेन ततो मामिच्छाप्तं घनंजय--भग० १२।९,-लोप: 
द्वित्व किये हुए अक्षर को हटा देना,--व्यवाय: द्वित्व 
अक्षर से उत्पन्त अन्तराल । 

अभ्यासादनम्‌ [अभि-+-आ+सद-+- णिच्‌ + ल्यूट्‌ | शत्रु का 
सामना करना या उस पर हमला करना । 

अम्याहननम्‌ [अभि-+-आ-+-हन्‌-- ल्यूट] 4. प्रहार करना, 
चोट पहुँचाना, हत्या करना 2. रोक रूगाना, बाघा 
डालना । 

अभ्याहारः [अभि-+आ-+ह+घछजा ] . निकट छाना, ले 
जाना 2. लटना । 

अम्यक्षणम [अभि--उक्ष--ल्यूट] 3. (जल) छिड़कना, तर 
करना,--परस्परास्युक्षणतत्पराणाम्‌ (तासाम) रघु० 
१६।५७, 2. अभिषक द्वारा संस्कार । 

अम्युचित (वि०) [प्रा० स०] प्रचलित, प्रथा के अनुकल । 

अम्युच्चय: [अभि-उत्‌-+ चि-- अचू | . वद्धि, आगस 2 
सम्पन्नता । 


अम्युत्कोशनम [अभि--उत्‌+क्रश-+ ल्युट] ऊंचे स्वर से 
चिल्लाना । 

अम्यत्यानमजिभि-- उद्‌+-स्था+-ल्यट ] . (अपने आसन 
से) सत्काराथ उठना, किसी के सम्मान में खड़े होना 
2. रवाना होना, प्रस्थान करना, कृच करना 3, उठना 
(शा० आलं० ), उच्नति, सम्पन्नता, मर्यादा,--([त्तस्य ) 
तवाम्यत्थानदशिन्यों ननन्दुः सप्रजा: प्रजा:-रधू ० ४। ३, 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत, अमभ्यत्थानम- 
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌--भग० ४।७ । 

अभ्युत्पतनम॒ [अभि-+उत्‌+पत्-- ल्युट |] किसी पर उछलना, 
कदना; अकस्मात्‌ झफ्टना, हमला करना--अलक्षिता- 
म्यत्पतनों नपेण---रघु० २।२७ । 

अम्युदयः [ अभि-+- उद्‌+-इ+ घणा ] 4. सूर्य चन्द्रादि का 
निकलना, सूर्योदय 2. उन्नति, सम्पन्नता, सौभाग्य 
ऊचा उठना, सफलता-स्पशंति नः स्वामिनमभ्यदया:- 
रत्न० १, भवोी हि लोकाभ्यदयाय तादशाम--रघ० ३। 
१४, 3. उत्सव, उत्सव का अवसर 4 उपक्रम 
आरम्भ | 

अम्युदाहरणम[अभि--उदु+-आ-+ह+-ल्युट] विपरीत 

११ 


८१ ) 


बात के द्वारा उदाहरण या निदर्शन देना । 

अम्यदित (मू० क० कृ० ) |अभि+-उद्‌--इ-- त] 4, निकला 
हुआ 2. उन्नत 2. सूर्योदय के अवसर पर सोया हुआ | 

अम्पुदगसः-गसनम्‌ | [अभि-+-उद्‌-+-गम्‌--घजक्य, ल्युद 

अम्युद्गतिः (स्त्रों०) | क्तिन्‌ वा ] 4. किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति या अतिथि के सम्मानार्थं उठकर चलना 2. 
निकलना, होना, उत्पन्न होनाड” 

अम्यद्यत [मु० क० कृ०] [अभि--उद+यम्‌-+-क्त] ॥ 
उठा हुआ, ऊपर उठाया हुआ, जैसा कि आयघ, शस्त्र 
2. तत्पर, तेयार, प्रयत्नशील ('तुमन्नन्त सम्प्र० 
अधि० के अथवा समास मं) 3. आगे गया हुआ, 
निकला हुआ, सामने दिखाई देन वाला, निकट आने 
वाला,--कुलमम्युयतनूतनेश्वरम---रघ्‌ु ० ८।१५, 
अयाचित दिया हुआ या लाया हुआ 

अम्यन्नत (वि०) [अभि+उद्‌-+-नम्‌ +-क्त |] . उठा हुआ, 
ऊंचा किया हुआ,श० ३, 2. ऊपर को उभरा हुआ, 
बहुत ऊचा-कु० १।३३ । 

अम्यन्नतिः (स्त्री०) [अभि+उद्‌+नंम्‌+क्र्तिन] 
उन्नति या समृद्धि । 

अम्युपगमः [अभि- उप+गम्‌ +- घञ _] . उपागमन, पहुंच 
2. स्वोकार करना, मानना, सत्य समझना, (दोष) 
मान लेना 3. जिम्मेदारी, प्रतिज्ञा करना, निणय 
मालवि० १, संविदा, करार, प्रतिज्ञा। सम०-सिद्धांतः 
मानी हुई प्रस्तावित योजना या सूक्ति । 

अभ्यपपत्ति: (स्त्री०)) [ अभि+उप-+-पद्‌+ क्तिन ] ॥ 

“सहायता निकट जाना, दया करना, कृपा करना, 
अनग्रह, कृपा,---अनयाम्यूपपत््या--श ० ४, <. ढाढ़स 

तसल्ली 3. रक्षा, बचाव,--ब्राह्मण।भ्यपपत्तौ च शपथ 

नास्ति पातकम्‌--मन्‌ ० ८॥।११२, 4, इकरार नतामा, 
स्वीकृति, प्रतिज्ञा 5. स्त्री का गर्भवती होना (विशेषत 
भाई की विधवा पत्नी का नियोग द्वारा) । 

अम्युपायः [अभि+-उप--इ-+अच्‌] ै. प्रतिज्ञा, वादा, 
इकरार 2. साधन, युक्ति, उपचार,--अस्मिन्सुराणां 
विजयाम्यपाये--कु० ३।१९ | 

अमभम्यपायतम [अभि--उप--अयू-+-ल्यु4] सम्मानसूचक 
उपहार, प्रडोभन, रिश्वत । 

अम्यपेत (भू० क० क्ृ०) [अभि+-उप+इ-+कक्‍्त] ॥. 
निकट आया हुआ, उपागत 2. प्रतिज्ञात, स्वीकृत, 
अंगीकृत--मेघ ० ३८ । 

अम्पपेत्य (अव्य ० ) [अभि --उप--इ+  ल्यप्‌ ( क्त्वा ) | पहुँच 
कर, स्वीकार करके, प्रतिज्ञा करके । सम०--अज्ञ 
श्रूषा--हिन्दूघमं शास्त्र के १८ अधिकारों में से एक 
स्वामी और सेवक के मध्य की हुई संविदा का भंग । 

अम्युषः, अम्यूब: ) [अभितः उन्‍ऊष्पते अस्निना दह्यते---उ- 

अम्योष: ; ऊष बाहु' क] एक प्रकार की रोटी, 


बड़ी 


( 


बाटी । 

अस्यहः [अभि --ऊह +घजञा | 4. तक करना, दलील देना 
विचार विमश करना 2. आगमन (घटाना ), अनुमान 
अटकल,-- पराम्य हस्थानान्यपि तनृतराणि स्थगयति 
--मा० १ १४, 3. अध्याहार करना, 4. समझना । 

अश्र (म्वा० पर०) [अभ्रति, आनभ्र, अशभ्रित] जाना, 
इधर उधर घ्मना--वनेष्वानभ्र निर्भयः--भद्ठि० 
४१९, १४।११० । 

अश्नम [अभ्न--अच्‌ या अप्‌ू-+-भ अपो बिभत्ति--भू +क] 
. बादल 2. वायमंडल, आकाश-परितो विपाण्ड 
दध्धदश्नरशिर:--शि ० ९३, दे० अभ्रलिह आदि 3 
चिल-चिल, अबरक 4. ( गण० ) शनन्‍्य। सम० 
--अवकाजश: बचाव के लिए केवलमात्र बादल, वारिश 
होना,---अवकाशिक,-अवकाशिन ( वि ) बारिश मे 
रहकर (तपस्या करन वाला ),बारिश से बचाव का कोई 
उपाय न करने वाला,---उत्य: आकाश में उत्पन्न इन्द्र 
का वज्ञ,--नाग: एरावत नाम का हाथी जो धरती 
को घारण किये हुए हैँ;--पथः व. वायुमंडल 2. 
गुब्बयारा,--पिशाच:,-पिशाचकः: राहु की उपाधि, मेधा- 
सुर,--पुष्प: एक प्रकार की बेंत,--पुष्पम . पानी 2 
असंभव बात, हवाई किला,--मातंग: इन्द्र का हाथी 
एरावत,--माला,-वन्दम बादलों की पंक्ति या समह। 


अभ्रलिह (वि०) [अभ्र-+लिह +खश ममागमः | बादलों 
को चमन वाला' स्पर्श करने वाला अर्थात्‌ बहुत ऊंचा 
--अभश्रेलिहाग्ना: प्रासादा:--मेघ ० ६६, प्रासादम भ्रेलि ह- 
मारुरोह--रघु० १४२९; --हः वायु, हवा । 

अश्रकम [अभ्र+कन ] चिलचिल, अवरक | सम ०--भस्मन 
(नपुं०) अबरक का कुशझता, अबरक को भस्म 
>-सत्त्वम इस्पात । 

अश्वजुष (वि०) [अभ्र-+-कष्‌--खच्‌ ममागमः| बादलों 
को छूने वाला, बहुत ऊचा,--आदाया भ्रद्भूषं प्राया- 
न्मलयं फलशालिनम्‌ू--भट्ठटि ०/-षः . वाय, हवा 2 
पहाड़ । 

अभ्रमः (स्न्नी०) [अभ्र+-मा--उ] इन्द्र के हाथी एरावत 
की सहचरी, पूव॑ंदिशा के दिग्गज की हथिनी । सम० 
--प्रिय:,-वल्लभः ए रावत । 

अश्नि:-शह्री (स्त्रो०) [अभ्न+इन्‌ डीष वा] . रकड़ी की 
बनी हुई नोकदार फरही जिससे नाव की सफाई की 
जाती हैँ, 2. कुदाल, खरपी । 

अशभ्नित (वि०) [अभ्रन+इतच्‌ | बादलों से आच्छादित 
बादलों से घिरा हुआ--रघ्‌ ० ३।१२। 

अश्व्रिय (वि०) [अभश्न+घ | बादलों से संबंध रखने वाला, 
आकाश या मुस्ता अथवा बादलों से उत्पन्न,-यः 
बिजली, ---यमर गरजन वाले बादलों का समह । 

अभश्रष: | न० त० | अव्यत्यय, योग्यता, उपयक्तता । 


८२ 


) 


अम्‌ (अव्य ०) [ अम्‌ू-+क्विप्‌ ] ॥ 
जरा, थोड़ा । 


अस्‌ (भ्वा० प०) [ अमति, अमित॒ुम, अमित ] ॥. जाना 
की ओर जाना 2. सेवा करता, सम्मान करना 3 
शब्द करना 4. खाना, (चु० प० या प्रेर०) [ आम- 
यति | 4. टूट पड़ना, आक्रमण करना, रोग से कष्ट 
होना, किसी व्याधि से पीड़ित होता 2. रोगी होना, 
कष्टग्रस्त या रोगग्रस्त होना 

अम (थि०) [ अम्‌+घज अवद्धिः ] कच्चा (जैसा कि 
फल ) ,--मः . जाना, 2. रुग्णता, रोग 3. सेवक, अन- 
चर 4. यह, स्वयम्‌ । 

अमड्भरल-ल्य (वि०) [ब० स०, न० त० ]. अशुभ, 
बुरा, अकल्याणकर----रघु ० १२।४३,--- अभ्यास रतिम 
कु० ५१६५, अमड्भल्यं शील॑ तव भवतु नामवमखिलम 
-:प्रुष्प० 2. भाग्यहीन, दुर्भाग्य पूर्ण, --रूः एरण्ड 
का वृक्ष---लम्‌ अशोभनीयता, दुर्भाग्य, अकल्याण, 
प्रायः ताटय-शास्त्र में प्रयुक्त,--शांतं पापं प्रतिहत- 
ममड्भलम---तु ० भगवान्‌ कल्याण करे ' 

अमण्ड (वि०) [ न० ब० ]. बिना सजावट का, अलूुकार 
रहित 2. बिना झाग का, या बिना मांड का (उबला 
हुआ चावल ),--डः एरण्ड का वक्ष । 

अमत (वि० ] | न० त० | . अननुभूत, मन्र के लिए 
असलक्ष्य, अज्ञात 2. नापसन्द, अमान्य,--तः . 
समय 2, रुग्णता, रोग, 3. मत्य 

अमति (वि०) [न० ब० ] दुमना, दुष्ट, दुश्चरित्र, 

ति: . घतें, कपटी 2. चाँद 3. समय,--ति 

(स्त्री०) [ न० त० ] अज्ञान, संज्ञाहीनता, ज्ञान का 
अभाव, अद्रदशिता-अमत्यतानि षडु जम्ध्वा 
“मन० ५॥२०, ४॥२८२, सम ०-- हद (वि०) 
संज्ञाहीन, विचा रहीन । 

अमत्त (वि०) [न० त०] जो नशे में न हो, सही 
दिमाग़ का । 

अमत्रम[ अमति भुक्ते अन्नमत्र--अम्‌ +-आधारे अन्न | 
. वर्तन, बासन, पात्र 2. सामथ्यं, शक्ति । 

अमत्सर (वि०) [ न० ब० ] जो ईर्ष्याल या डाहयक्त न 
हो, उदार । 

अमनस्‌ ' (वि०) [ न० ब०, कप च ] . बिना मन या 

अमनस्क | ध्यान के 2. बद्धिहीन (जेसे कि बारलूक) 3 
घ्यान न देने वाला, 4. जिसका अपने मन के ऊपर 
कोई नियंत्रण न हो 5. स्नेहहीन-- (नपुं०--नः) . 
जो इच्छा का अंग न हों, प्रत्यक्षज्ञान का अभाव 2. 
घ्यानशूत्य (पुं०-नाः ) परमेश्वर । सम ०--गत ( वि० ) 
अज्ञात, अविचारित,--ज्ञष,---नोत, नापसंद, रह 
किया गया, धिककृत,--योगः ध्यान न देना,--हर 
(वि०) जो सुखकर न हो, जो रुचिकर न हो । 


जल्दी, शीघ्र 2. 


( 
अमनाक (अब्य०) [न० त० |] थोड़ा नहीं, बहुत, 
अत्यधिक । 

अमनृष्य (वि०) [ न० ब० ] . अमानुषिक, जो मनुष्यो- 

चित न हो 2. जहाँ मनुष्य का आना जाना बहुत कम 

हो,--्यः | न० त० | । जो मनुष्य न हो, 2. राक्षस । 

अमन्त्र--त्रक (वि०) | न० ब० कप्‌ व ] . वदिक मंत्रों 

रहित, वह संस्कार जिसमें वेदमंत्रों के पाठ की 

आवश्यकता न हो 2. जिसे वेद के पढ़ने का अधिकार 

न हो जैसे श॒द् या स्त्री 3. जो वेदपाठ से अनभिज्ञ 

हो,--अन्नतानाममन्त्राणाम्‌ू--मनु ० १२।१ १४, 4. रोग 

की वह चिकित्सा जिसमें जादूमंत्र की क्रिया न की 

जाती हो,---अनया कथमन्यथावलीढा न हि जीवन्ति 
जना मनागमन्त्रा:--भामि० १।१११। 


अमन्द (वि०) [ न० त० ]. जो सुस्त या मंद न हो, 
फूर्तीला, बुद्धिमान 2. तेज, प्रबल, प्रचण्ड (वाय 
आदि ) 3. अनल्प, अति, अधिक, बहुत, तीब़,---अमन्द- 
मददुदिन--उत्तर ० ५।५, अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल- 
माधुरीमन्दिरि--भामि० ४।१ । 

अमम (वि०) [ न॒० ब० |] बिना अहंकार के, स्वार्थ या 
सांसारिक आसक्ति से शून्य, ममतारहित,---शरणेष्व- 
ममदचेव वृक्षम्ूलनिकेतन:--मनु ० ६२६ । 

अममता-त्वम [ न० त० | उदासीनता, स्वाथ राहित्य । 

अमर (वि०) [ न० त० म--पचाद्यनब | जो कभी म॒त्य 
को प्राप्त न हो, न मरने वाला, अविनाशी,---अज रा- 
मरवत्प्राज्ञी विद्यामर्थ च साधयेत्‌--हि०, पंच० रे, 
मनु० २।१४८,--२: . देव, देवता 2. पारा 3. 
सोना 4. तेंतीस की संख्या (क्योंकि गिनती में इतने 
ही देवता हें) 5. अमरसिह 6. हड्डियों का ढेर--रा 
. इन्द्र का आवासस्थान (तु० अमरावती ) 2. नाल 
3. योनि 4. गृहस्तम्भ,---री . देवपत्नी, देवकन्या 
2. इन्द्र की राजधानी। सम०--अड्भना,--स्त्री 
दिव्य अप्सरा, देवकन्या-मुषाण रत्नानि हरामराज्भना 
ऊझशि० १।५१,--अद्विः देव-पव॑त अर्थात्‌ सुमेरु पहाड़ 
“अधिपः, --इन्‍द्रः, --ईदाः, --ईदवरः, --पति 


--भर्ता,-राजः देवताओं का स्वामी, इन्द्र की उपाधि, 


कई बार विष्ण और शिव की भी उपाधि -आचाये:, 
>“गुरुः, --पुज्यः देवताओं के गृरु, बहस्पति की 
उपाधि, ---आपगा, --तटिनी, --सरित (स्त्री) 
स्वर्गीय नदी, गंगा की उपाधियाँ,--?तटिनीरोधसि 
वसन्‌ू--भतं ० ३।१२३, --आलूयः देवताओं का 
आवासस्थान, स्वग, ---कंटकम विध्यपवृतश्रणी के उस 
भाग का नाम जो नमंदा नदी के उदगम स्थान के 
निकट है --- कोह्),--कोषः अमरसिह द्वारा रचित 
संस्कृत भाषा का एक सुप्रसिद्ध कोश --तरुः, --दारु 
. दिव्य वृक्ष, इन्द्र के स्वर्ग का एक वृक्ष,--अमरतरु- 


अमर्षिन,-षेवत्‌ 


८३ ) 
कुसुमसौ रभसेवनसंपूर्णसकलकामस्य---भामि ० _ १।२८ 
2. ->>देव दारे 3. कल्पवक्ष, >द्विजः देवल 


ब्राह्मण जो मंदिर या मूति संबंधी कार्य करता हो, 
मन्दिर का अधीक्षक,--पुरम, देवताओं का आवा- 
सस्थान, दिव्य स्वगे,---पुष्प:,--पुष्पकः कल्पवक्ष 
-प्रस्य,--प्रभ (वि०) देवताओं जेंसा,--रत्नम 
स्फटिक,--लोकः देवताओं की दुनियाँ, स्वगे, ता 
स्वर्गीय सुख,--तेष॒ सम्यग्वतमानो गच्छत्यमरलोक- 
तामू---मनु ० २।५,--सिहः: अमरकोश के रचयिता 
का नाम, वह जन धर्मावलम्बी थे, कहा जाता है कि 
विक्रमादित्य महाराज के नवरत्नों में एक रत्न थे । 

अमरता-त्वम्‌ [अमर-- तल, त्वल वा|॥| देवत्व । 

अमराबती [अमर--मतुप्‌, दीघे:] देवताओं का आवासस्थान, 
इन्द्र का घर,--ससं भ्रमेन्द्रद्रतपातितागला निमीलिता- 
क्षीव भिया5मरावती । शिशु ० । 

अमत्ये (वि०) [न० त०] जो मरणधर्मा न हो, दिव्य 
अविनाशी,--- भावे5षपि रघ० ७५३, भवनम---स्वर्ग 
ता अविनश्वरता,--त्यं: देवता, । सम०--आपगा 
देवनदी, गंगा की उपाधि--विक्रमांक ० १८११०४ | 


अममंन्‌ (नपुं०) [ न० त० | शरीर का वह अंग जो म्म- 
स्थल न हो। सम०--बेधिन ममंस्थलू को न बींधन 
वाला, मृदु, कोमल । 

अमर्याद (वि०) [ न० ब० | . उचित सीमाओं को पार 
करन वाला, सीमा को उल्लंघन करने वाला, अनादर 
करन वाला, अनचित,--मर्यादायाममर्यादा: स्त्रियस्ति- 
धठन्ति सवंदा--पंच ० १।१४२, तादशं त्वममर्यादं कर्म 
कतूं चिकीषसि--रामा ०, 2. सीमारहित, असीम---दा 
[ न० त० ] उचित सीमा का उल्लंघन करना, 
आचरणहीनता, अप्रतिष्ठा, उचित सम्मान की 
अवहेलना । 

अमष (वि०) [| न० ब० ] असहनशील,--ैं: [| न० त० |] 
. असहिष्णता, असहनशीलता, घेयशन्यता,---अमर्ष- 
शन्यन जनस्य जंतुना न जातहादंन न॒विद्विषादर:--- 
कि० १॥३ ३, ईर्ष्या, ईर्ष्यायक्त क्रोधष,---किन भवतस्तात- 
प्रतापोत्कष5प्यमष:--उत्तर० ५, सा० शा» में ३३ 
व्यभिचारी भावों मं से एक--अमषें दे० सा० द०: 
रस ० निम्नपरिभाषा बताता है 


हैः-- परक्ृतावज्ञानादि- 
नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणभतश्थिचत्त- 
वृत्तिविशेषोह्मष: 2. क्रोध, आवेश, कोप,---पुत्रवधाम- 
पोद्दीपितेन गांडीविना--वेणी ० २, सामषर्ं क्रद्ध, 
कुपित, सामषम्‌ क्रोधपूवक 3. तीब्रता, प्रचण्डता । 
सम०--ज (वि०) क्रोध या असहनशणीलता से 
उत्पन्न,-- हासः क्रोधपूर्ण हंसी, खिल्‍ली उड़ाना । 

अमर्षण,-षित, ॥ (वि०) [ न० ब०, न० त० |] घैर्यहीन, 

असहनशील, क्षमा न करने वाला--पंच ० 


( 


१।२२६, 
क्षतों गोत्रभिदष्यमषण:---रघ्‌ ० ३।५३---अभिमन्यव 
घामषितेः पाण्डपत्र:--वेणी० ४, 3. प्रचण्ड, दृढ़- 
सकलल्‍प । 

अमल (वि०) [न० ब० ] . मलरहित, मलमुक्त, पवित्र, 
निष्कलंक, विमल,--अमला: सुहृद:--पंच० २११७१ 
विशद्ध, निष्कपट 2. श्वेत उज्ज्वल,--कर्णावसक्तामल- 


दन्तपत्रमु--कु ० ७४२३, रघु० ६।८०,--ला 7. लक्ष्मी 


देवी 2. नाल 3. आँवले का वक्ष,--रूम्‌ . पवित्रता 
2, अबरक, 3. परब्रह्म । सम० -फ्तत्रिन [ पुं०-त्री । 
जंगली हंस,--रत्नमु,--मणिः स्फटिक पत्थर । 

अमलिन (वि०) [न० त० ] स्वनक्ष्छ, बेदाग, पवित्र, 
( नैतिक रूप से भी )--कुलममलिनं नत्वेवायं जनो न 
च जीवितम--मा ० २१२, 

अमसः [| अम-+-असच ] !. रोग 2. मखखता 3. मर्ख 4 
समय । 

अमा (वि०) [न० त०] अपरिमित--(अव्य०) 2. से, 
निकट, पास 2. के साथ, से मिलकर, जंसा कि अमात्य, 
अमावस्या (स्त्री) नूतन चन्द्रमा का दिन, सूर्य और 
चन्द्र के संयोग का दिन,--अमायां तु सदा सोम 
ओषधीः: प्रतिपयते--व्यास 2. चन्द्रमा की सोलहवीं 
कला; पं ०--आत्मा । सम ०--अन्तः नूतन चन्द्रमा के 
दिन की समाप्ति,--पर्वन (नपु०) अमा का पवित्र 
काल, नूतन चन्द्रमा का दिवस । 


अमांस (वि०) [ न० ब० ] . बिना मांस का, मांस रहित, 
2, दुबला-पतला, बलहीन,--सम्‌ [न० त० ] जो 
मांस न हो, मांस को छोड़ कर और कोई वस्तु। 
सम ०--ओदनिक (वि० ) स्त्री ०---की ] मांसयक्त बने 
हुए चावलों से संबंध न रखने वाला । 

अमात्य: [| अमा+त्यक] राजा का सहचर, या अनयायी 
मंत्री, अमात्यप॒त्रे: सवयोभिरन्वित:---रघ० ३।२८ । 

अमात्र (वि० ) [ न० ब० ] !. सीमारहित, अपरिमित 
अपूर्ण, असमस्त 3. जो आरम्भिक न ही,न्रः 
परतह्या, 

अमाननम-ना [न० त०| अनादर, अपमान, अवज्ञा । 

अमानस्यम [ न० त० | पीड़ा । 

अमानिन (वि०) [ न० त० |] विनम्र, विनीत । 


अमानष (थि०) [ स्त्री०--थबो | [ न० त० ] अमानवी 
मनष्य से संबंध न रखने वाला, अलौकिक, अपार्थिव 
अपोरुषेय, --आक्ृतिरेवानुमापयत्यमानृषताम --का ० 
१३२ । 

अमानष्य (वि०)[न० त०] अमनुष्योचित, अपौरुषय आदि। 

अमाम (मा) सी-"-अमावसी या अमावस्या । 

अमाय ( वि०) [न० ब० |] !.अकुटिल, पारखी, मायारहित, 
निष्कपट 2. जो मापा न जा सके; --या 4. कपट- 


कुपित, प्रचण्ड स्वभाव का--हृदि 


८४  ) 


श्न्यता, ईमानदारी, निष्कपटता' 2. (वेदा० में) भ्रम 
का अभाव, परमात्मा का ज्ञान--यम परब्रह्म । 


अमायिक,--मायिनू (वि०) [न० त०] मायारहित, 
निरछल, ईमानदार । 
अमावस्या,-वास्या ॥ | अमा-+-वस्‌ --यत्‌, ण्यत्‌ वा; अमा 


अमावसो,-वासी >+वस्‌+अपू, घणञ वा |] नूतन 
( अमामसी,-मासोी ) / चन्द्रमा का दिन, वह समय जब कि 
सूर्य और चन्द्रमा दोनों संयुक्त रहते हैं, प्रत्येक चान्द्र 
मास के कृष्ण पक्ष का पन्दहवाँ दिन--सूर्याचन्द्रमसोः 

यः पर: संन्रविकर्ष: सा&मावस्था--गोभिल ० । 
अमित (वि०) [ न० त० ] . जो मापा न गया हो, असीम, 
सीमारहित, विशाल-मितं ददाति हि पिता मित॑ भ्राता 
मितं सुतः, अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत- 
रामा० 2. उपेक्षित, अनादत 3. अज्ञात 4. असंस्कृत । 
सम०--अक्षर (वि०) गय्यात्मक,--आभ (वि०) 
अतिकांतियुक्त, असीम प्रभायुक्त,--ओजस (वि०) 
असीम तेजोयक्त, अखिल शक्तिसंपन्‍न, सर्वशक्तिमान्‌ 
>तैजस,---द्युति (वि०) असीम तेज या कांतियुक्त 

--विक्रमः 2. असीम बल शाली, 2. विष्णु । 
अमसित्र: [ अम्‌+-चइन्न |] जो मित्र न हो, शत्रु, विरोधी, वैरी, 
प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी,-स्यथाताममित्रों मित्रे च सहजप्राकृता, 
वर्षि--शि ० २॥३६, तस्य मित्राण्यमित्रास्ते--१०१, 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधव:--कि० १४।२१, । सम० 
-घात,--घातिन,,--घ्न,--हन्‌ शत्रओं को मारने 
वाला, -+-जित्‌ (वि० ) अपने शत्रुओं को जीतन वाला, 

अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा च यत-नै ० ११३: 

अमिथ्या (क्रि०ण्वि०) [न०त० | जो भिथ्या न हो, 
सचमच, ---तामूचतुस्ते प्रियमप्पमिथ्या -रघु० १४६ | 

अमिन्‌ (वि०) [ अम+णिनि ] बीमार, रोगी । 
अमिषम्‌ [अम्‌--इषन | !. सांसारिक सुख के पदार्थ, विलास 
की सामग्री 2. ईमानदारी, निरछलता, निष्कपटता 

3. मांस । 

अमोवा [ अम्‌+वन्‌ ईंडागम: ] . कष्ट, बीमारी, रोग 2. 

दुःख, त्रास--बम कष्ट, दुःख, पीड़ा, चोट । 


अमुक (नि० वि०) [ अदस-टरकच्‌ उत्वमत्त्वे--तारा० |] 
कोई व्यक्ति या पदार्थ, फलां २, एंसा-एंसा (जब व्यक्ति 
को नाम से संबोधित न किया जाय), मत मे5्म्‌कपुत्र- 
स्य यदत्रोपरि लेखितम-याज्ञ ० २८६, ८७, उभयाम्य- 
थितेनतत्मया ह्यममकसूनना, लिखित ह्यमकेनेति लेखको 
घन्‍्ते ततों लिखेत---८८ । 

अम॒क्‍त (वि०) [ न० त० ] . जिसके बंधन खोले न गये 
हों, जो, जाने म॑ स्वतंत्र नहीं 2. जन्ममरण के बंधन से 
जिसे छटठकारा न मिला हो, जिसे मोक्ष प्राप्त न हुआ 
हो,--क्तम्‌ एक हथियार (चाक्‌ या तलवार आदि) 
जो सदेव पकड़ा जाता हैं, फंका नहीं जाता । सम० 


(६ ८५ 


--हस्त (वि०) मितब्ययी, कंजूस (कदथना के लिए | 
अल्पव्ययी, परिमितव्ययी,--सदा प्रहृष्टया भाव्य व्यय 
चामक्तहस्तया---मन्‌ ० ५।१५० ।॥ 

अम॒क्ति: (स्त्री०) [ न० त० | 4. स्वातंतन्र्यशून्यता 2. 
स्वतंत्रता या मोक्ष का भाव । 

अमतः (अव्य०) [ अदस-+-तसिल उत्व-मत्व | 4. वहां से 
वहां 2. उस स्थान से, ऊपर से अर्थात्‌ परलोक से या 
स्वर्ग से 3. इस पर, ऐसा होने पर, अब से आगे । 

अमतन्न (अव्य०) [ अदस्‌--त्रल उत्व-मत्व ] (विप० इह ) 
4. वहां, उस स्थान पर, वहां पर, अमत्रासन्‌ यवना 
-+दश०१२७ 2. वहां, (जो कुछ पहले हो चुका हूँ 
या कहा गया हूँ) उस अवस्था म 3. वहां, ऊपर, पर- 
लोक में, आगामी जन्म में-यावज्जीवं च तत्कुयच्िना- 
मत्र सुखं वसेत्‌ 4. वहां--अन॑नवाभका सब नगरेमख्मुत्र 
भक्षिता: --कथा ० । 

अमथा ( अव्य० ) [ अदस्‌--थाल उत्व-मत्व | इस प्रकार, 
इस रीति से । 

अमष्य ( अदस-संब ० ) एसे का (केवल समास में) । सम०» 
->-कुछ [ अलक्‌ स० ] (वि०) एऐएंसे कुल से संबंध 
रखने वाला (--लम ) प्रसिद्ध घराना,---पुत्र:,-पुत्री 
ऐसे प्रसिद्ध कुल का पुत्र या पुत्री, दे० आमुष्यायण । 

अमदश,--क्ष, के (वि०) [ स्त्री०--शौी,-क्षी | [ अदस्‌ 
-+दश-+-क्विन्‌ू, कझ, कस वा स्त्रियां डोप | एसा 
इस प्रकार का, इस रूप या ढंग का । 

अमृत (वि०) | न० त० | आकारहीन, अशरीरी, शरीर 
रहित (विप०--मतं-मृतंत्वम्‌*-अवच्छिन्नपरिमाणव- 
त्वमू--म॒क्ता ० ),--तें:ः शिव । सम ०--गुणः ( वेशे०म ) 
घम, अधम जंसे गणों को अमते या अशरीरी समझा 
जाता हैं । 


अमति (वि०) | न० ब० ] आकार हीन, रूपरहित,--तिः 


विष्णु,--ति: (स्त्री ०) | न० त० ] रूप या आकार का 


न होना । 
अमल--लक (वि०) [न० ब० ] . निर्मल (शा०), 
(आलं०) बिना किसी आधार के, निराधार, आधार 
रहित 2. बिना किसी प्रमाण के, जो मल में न हो 
--नामलं लिख्यते किचितु--मल्लि ०, 3. बिना किसी 
भौतिक कारण के ज॑सा कि सांख्य का प्रधान । 
अमूल्य (वि०) [ न० ब० ] अनमोल, बहुमूल्य । 
अमणालम | सादृश्य न० त० ] एक सुगन्धित घास को जड़ 
(खस या उशीर) जिस के परदे या टट्टियां बनती है । 
अमृत (वि०) | न० त० ]. जो मरा न हो 2. अमर 3 
अविनाशी, अनश्वर,-तः . देव, अमर, देवता, 2. देवों 
के वद्य धन्वन्तरि,---ता . मादक शराब 2. नाना 
प्रकार के पौधों के नाम,--तम्‌ . (क ) अमरता 
(ख) परमम॒क्ति, मोक्ष--मनु० १२१०४, स श्रिय 


) 


चामृताय च--अमर०, 2 देवों का सामूहिक शरीर 
3 अमरता की दुनिया, स्वर्गलोक 4. सुधा, पीयूष 
अमृत (विप० विष) जो समुद्र मंथन के फल स्वरूप 
प्राप्त समझा जाता हँ-देवासुररमतमम्बनिधिमंमन्थे 
--कि० ५।३०, विषादप्यम॒तं ग्राह्ममू--मन्‌ ० २।२३९, 
विषमप्यमतं क्वचिद्धवेदमतं वा विषमीश्वरेच्छया--- 
रघ० ८।४६, (प्रायः वाचू, वचनम्‌, वाणी आदि शब्दों 
के साथ प्रयक्त होता हैं) कुमारजन्मामतसंमिता क्ष रम्‌- 
रघ० ३।१६ 5. सोम रस 6. विष नाशक औषध 7 
यज्ञशोष--मनु ० ३३२८५, 8 अयाचितभिक्षा (दान) 
बिना मांगे दान मिलना--मृत॑ स्याद्याचितं भेक्ष्यमम॒तं 
स्यादया चितम्‌---मनु ० ४॥४, ५, 9 जल--अमृताध्मात 
जीमत--उत्तर० ६।२१, तु० भोजन के पूर्व या अन्त 
में आचमन करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा पढ़े जानवाले 


मंत्र (अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि 
स्वाहा )0 औषधि 4 घी,---अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्र 
जिद्देष जुद्दति--शि० २।१०७, 2 दूध 43 आहार 
4 उबले हुए चावल, भात व5 मिष्ट पदार्थ, कोई 
भी मधुर वस्तु 46 सोना 47 पारा 8 विष 9 परब्रह्म । 
सम ०-अंशुः,-करः,-दीधितिः,--द्यतिः,- रब्मिः चन्द्रमा 
के विशेषण,--अमृतदी धितिरेष विदर्भजे-ने ० ४।१०४, 
-अन्धस,-अशनः,-आशिन्‌ (पुं०) वह जिसका भोजन 
अमत हैं, देवता, अमर,--आहरण: गरुड़ जिसने एक 
बार अमृत चुराया था,--उत्पन्ना--मक्खी (-न्नम), 
--उद्भृव्भ एक प्रकार का सुर्मा,--कुंडम वह बतंन 
जिसमें अमत रक्‍्खा हो,-- क्षारम नौसादर,---गर्भ 
(वि० ) अमृत या जल से भरा हुआ, अमृतमय (-भें:) 
. आत्मा 2. परमात्मा,--तरंगिणी ज्योत्स्ना, चांदनी 


-द्रव (वि०) चन्द्रकिरण जो अमत छिड़कती हैं 
(-वः ) अमृत प्रवाह,---धारा . एक छन्‍्द का नाम 
2, अमृत का प्रवाह,--पः 4 अमृत पान करने वाला 
देव या देवता 2. विष्ण 3 शराब पीने वाला,--- ध्रव मम॒- 
तपनामवाञऊछयासावध रममं॑ मधपस्तवाजिहीते--शि ० 
७।४२, (यहां अ का 'अमृत पीनंबाला' भी अथ हुं) 
--फला अंग्रों का ग॒च्छा, अंगरों की बेल, दाख 
द्राक्षा,--बंधः 4 देव, देवता 2 घोड़ा, चन्द्रमा,--भज 
(पृं०) अमर, देव, देवता जो यज्ञशेष का स्वाद लेता 
है,--भू (वि०) जन्ममरण से मुक्त,--मंथनम्‌ अमृत 
प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन,--रसः 4 अमत, 
पीयष,--काव्यामृत रसास्वाद:---हि०, विविधकाब्या- 
मतरसान पिबाम:--भत्‌ ० ३।४०, 2 परब्रह्म,--लता, 
->लतिका अमृत देन वाली बंठ,--वाक अमृत जंसे 
मधर वचन बोलन वाला,--सार (वि०) अमृतमय 
(-र:)घी,--सूः-सूतिः  चन्द्रमा(अमृत चुवाने वाला) 
2 देवताओं की माता,--सोदरः अमृत का भाई, “उच्च 


(व 


श्रवाः नामक धोड़ा,--ल्बः अमृत का प्रवाह,--ख्र॒त 
(वि०) अमृत च॒वान॑ वाला-कु० १।४५ ॥ 

अमतकम [ अमत--कन्‌ | अमृत, अमरतत्व प्रदायक रस । 

अमतता--त्वम [अमृत-- तल, त्वडू वा |अमरत्व, अमरता । 

अमतेशयः [| अलक स० ] विष्ण (क्षोर सागर मं सोन 
वाला) । 

अमषा (अव्य०) [ न० त० ] झूठपन से नहीं, सचमुच । 

अमुष्ट (वि०) [ न०त० ] न मसला हुआ, न रगड़ा 
हुआ । सम०--मज (वि०) अक्षुष्ण 
वाला । 

अमेदस्क (वि०) [ न० ब० कप्‌ च ) जिसमें चर्बी न हो, 
दुबला-पतला । 

अमेघस्‌ ( वि०) [ न० ब० | बुद्धिहीन, मूर्ख, जड़ । 

अमेध्य (वि०) [न० त० ] 4.जो यज्ञ के योग्य, या 
अनमत न हो 2. यज्ञ के अयोग्य--नामध्यं प्रक्षिपेदग्नौ 
-+मनु० ४॥५३, ५६, ५५, १३२, 3. अपवित्र, मल 
यक्‍त, मैला, गंदा, अस्वच्छ--भग० १७।१०, भत्‌० 
३।१०६,-- ध्यम . विष्ठा, लीद--समुत्सजंद्राजमार्ग 
वस्त्वमेध्यमतापदि--मनु० ९१२८२, ५१२६ 2 
अपशकुन, अशुभशकुन--अमेध्यं दृष्ट्वा सूयमुपतिष्ठत 
--कात्या० । सम० --कुणपाष्चिन्‌ (वि०) मूर्दा 
खाने वाला, “युक्त, लिप्त (वि०) मलयक्‍त 
मेला, मलिन, गंदा । 

अमेय (वि०) [ न० त० ] . अपरिमेय, सीमारहित 
--अमेयो मितलोकस्त्वमू--रघु ० १०।१८ 2. अज्ञैय । 
सम ० --आत्मन्‌ अपरिमेय आत्मा को घारण करन 
वाला, महात्मा, महामना, (पुं०) विष्णु । 

अमोघ (वि० )[न० त०] . अचूक, ठीक निशाने पर लगने 
वाला--धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌-कु० २३।६६, 
रघृ० ३॥५३, १२॥९७, कामिलक्ष्येष्वमोघ:--मेघ ० 
७३, 2. निर्शभ्रान्‍्त, अचूक (शब्द, वरदान आदि) 
-अमोघाः प्रतिगह्न्तावर्ध्यानुपदमाशिष:-रघु ० १।४४ 
3, अव्यर्थ,, सफल, उपजाऊ--यदमोघमपामन्तरुप्तं 
बीजमज त्वया--कु० २॥५, इसी प्रकार 'बलम, 
शक्ति, 'वीयें, क्रोध आदि, --घः 4. अचूक 2 
विष्ण । सम०--दण्टः दंड देन में अटल, शिव 
--दशिन -दृष्टि (वि०) निर्श्रान्तत मन वाला, अचक 
नजर वाला, --बल (वि०) अटू्ट शक्ति सम्पन्न, 
--वाच्‌ (स्त्री०) वाणी जो व्यर्थ न जाय, वाणी जो 
अवश्य पूरी हो, (वि०) जिसके शब्द कभी व्यथ न 
हों ->वांछित (वि०) जो कभी निराश न हो, 
-विक्रम: अटट शक्तिशाली, शिव । 

अम्ब (भ्वा० पर०) . जाना 2. (आ०) शब्द करना । 

अम्बः | अम्ब्‌ू--घज्ा_, अच वा | पिता, --बम्‌ . आँख 
2, जल, --ब (अव्य० ) स्वीकृति बोधक हाँ “बहुत 


पवित्रता 


-) 


अच्छा अव्यय । 

अम्बकम्‌ [अम्ब्‌-ण्वुल] . आँख ( ज््यम्बक' में) 2. पिता । 

अच्बरम [ अम्बः रब्द: त॑ राति घत्ते इति--अम्ब-+-रा-+- 
क ] 4. आकाश, वायमंडल, अन्तरिक्ष--तावतर्जय- 
दम्बरे---रघृ० १२।४१, 2. कपड़ा, वस्त्र, परिधान 
पोशाक-दिव्यमाल्यांबरधरम--भग ० ११।११, रघ० 
शरा्दिगंबरासागराम्बरा महीजसमद्र की परिधि से 
यक्‍त पृथ्वी 3: केसर 4. अबरक 5. एक प्रकार का 
सुगंधित द्रव्य । सम० --अन्तः . वस्त्र की किनारीं 
2. क्षितिज, --झ्रोकस (पुं०) स्वर्ग मे रहने वाला 
देवता,--- (भस्मरजः ) विलिप्यते' मौलिभिरंबरोकसाम 
>कैं० ५१७९, --दम्‌ कपास,--मणिः सूर्य,--लेखिन 
(वि०) गगनचुंबी--रघु० १३॥२६ । 

अम्बरोषम[ अम्ब--- अरिष नि० दीर्घ ० ] (कुछ अर्थों में 
'अम्बरीषम भी ) . भाड़, कड़ाहीं 2. खेद, दुःख 3 
युद्ध, संग्राम 4. नरक का एक भंद 5. छोटा जानवर, 
बछड़ा 6, सूय 7. विष्णु 8, शिव । 


अभ्बष्ठ:[अम्ब--स्था--क |. ब्राह्मण पिता तथा वश्यमाता 
से उत्पन्न सन्‍्तान--ब्राह्मणाह्वश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम 
जायते--मन्‌ ० १०।८, याज्ञ ० १।९१, 2८, महावत 3, 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों का नाम, 
“घठा कुछ पौधों के नाम--(कगोगणिका, यूथिका 
(जही), (ख़) पाठा (ग) चुक्रिका (घ) अँबाड़ा, 
5प्ठा, --थ्ठी अम्बष्ठ जाति को स्त्री । 

अम्बा [ अम्ब्‌ू+धवज्य --टाप्‌ ] (वैदिक संबोधन--अंबे; 
बाद की संस्कृत में---अम्ब) . माता, (स्नेह अथवा 
आदर पूर्ण संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है) 
भद्र महिला, भद्र माता-किमम्बाशि: प्रेषित:, अम्बानां 
कार्य निवेतेय- श० २, क्ृताञ्जलिस्तत्र यद्म्ब सत्यात्‌ 
--रघु० १४॥१६, 2. दुर्गा, भवानी 3. पांड को माता 
काशिराज की कन्या [यह और इसकी दो बहने भीष्म 
केद्वारा सन्‍्तानहीन विचित्रवीय के लिए अपहृत की 
गई थीं । क्‍योंकि अम्बां की सगाई पहले ही शाल्व 
के राजा से हो चकी थी, अतः इसे उन्हीं के पास 
भेज दिया गया । परन्तु दूसरे के घर में रही होने 
के कारण शाल्व के राजा न उसे ग्रहण नहीं किया, 
अतः वह वापिस आई और उसने भीष्म से प्रार्थना 
की कि वह अब उसे स्वीकार करें, परन्तु उन्होंने अपना 
आजन्मब्रह्मचय भंग करना उचित नही समझा, फलत: 
वह जंगल म जाकर भीष्म से प्रतिशोध लेने की 
तपश्चर्या करने लगी। शिव उस पर प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उसके दूसरे जन्म में अभीष्ट प्रतिशोध दिलाने 
की प्रतिज्ञा की । बाद में वह द्रपद के घर शिखण्डिनी 
के रूप में पदा हुई, ओर शिखंडी कहलाने रूगी, और 
अंत में वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी ]। 


($ 


अम्बाडा-ला [ अम्बा--ला--क-+-टापू--डलयो रभेदात्‌ 


अम्बाडा अपि | माता । 


अम्बालिका | अम्बाला+-क--टापू इत्वम | . माता 


भद्र महिला, (सम्मान तथा स्नहसचक शब्द) 2 
अंबाडा नामक पौधा 3. काशिराज की सबसे छोटी 
पुत्री--बिचित्रवीर्य की पत्नी, ( जब, सत्यवती न 
निस्सन्‍्तान विचित्रवीयें के लिए एक पुत्र पंदा करन के 
लिए व्यास का आवाहन किया --तब व्यास के द्वारा 
उत्पन्न पांड' की यह माता बनी) 


अम्बिका [ अम्बा--कन्‌--टठाप्‌ इत्वम ] . माता; भद्र 


महिला, (अम्बा की भाँति स्‍नह और आदर सूचक 
शब्द ),--अत्तिके अम्बिके श्वुणु मम विज्ञप्तिम--मृच्छ ० 
१, 2.. शिव की पत्नी पावंती,---आशीभिरेधयामास्‌: 
पुर:पाकाभिरम्बिकाम्‌ू---कु० ६।९०, 3. काशिराज 
की मझली पुत्री, तथा विचित्रवीर्य की ज्यंष्ठ पत्नी 
अपनी छोटी बहन की भाँति इसके भी कोई संतान 
नहीं हुई, फिर व्यास के द्वारा इसमे उत्पन्न पुत्र 
'धृतराष्ट्र' कहलाये ऊपर दे० “अम्बा' । सम० --पति:, 
--भर्ता शिव, --पुत्रः, --सुतः घतराष्ट्र । 


अम्बिकेयः,--यकः [ अम्बिका-+-ढ ] [| अधिक शुद्ध रूप-- 


आंबिकेय' हैं | गणेश या कातिकेय, या धृतराष्ट्र । 


अम्ब (नपुं ०) [अम्बू--उण] 3. जल--गांगमम्बू सितमम्ब्‌ 


यामुनं--काव्य ० १०, 2. रुघिर के अन्तर्गत जलीय 
तत्व 4 सम० --कणः पानी की बंद, --क्रण्टक 
(छोटी नाक वाला) घड़ियाल, --किरातः घड़ियारुू 
--कौदः, --कमे: कछवा, --कैशरः नींबू का पेड़ 
--क्िया पितृ तपण, पितरों को जलदान,--ग,--चर 
--चारिन (बि०) जल में रहने वाला, जलूचर 
“घन: ओला,---चत्वरम्‌ झील,---ज जल म॑ उत्पन्न, 
जलज (विप० स्थलज )---सुगंधीनि च माल्यानि स्थलू- 
जान्यम्बुजानि च--रामा० (जः) . चन्द्रमा, 2. कपूर 
3. धारस पक्षी 4. शंख, (जम) . कमल, -इंदीवरेण 
नयनं मुखमम्ब॒जन --श्रृंगार० ३, 2. इन्द्र का वज्त 
भू, आसनः कमल से उत्पन्न देवता, ब्रह्मा, आसना 
लक्ष्मीदेवी,--जन्मनू._ (नपुं०) कमल, (पुं०) 
चन्द्रमा 2. शंख 3. सारस पक्षी,---तस्करः जलचोर 
सूय, --व (वि०) जल देने वाला (--दः) बादल--- 
नवाम्बुदानीक म्‌ ह्तेलांछनं--रधु ० ३५३,--घरः । 
बादल--वशिनश्चाम्बुधराइच योनय:--कु० ४।४३ 
शरत्प्रमष्टाम्बंधरोपरोध: रघृ० ६।४४, 2. अबरक 
>5थिः . पानी का आशय, जलपात्र, -अम्ब॒धिर्षघट:-- 
सिद्धा ०, 2. समद्र,--क्षार' भतं ० २।६, 3. चार की 
संख्या,---निधिः-पानी का खजाना, समद्र, --देवासु रर- 
मृतमम्बुनिधिममन्थ--कि ० ५।३०, --प (वि०) पानी 
पीने वाला (--पः) 4. सम॒द्र 2. वरुण--जल का 


८७ 


) 


स्वामी,--पातः जलघारा, जलप्रवाह, नदी या झरना 
गड्भाम्बुपातप्रतिमा गृहेम्यः--भट्टि ० १८, --प्रसावः, 
--प्रसादनम कतक, निमली का पेड़--फल कतकवृक्षस्य 
यद्यम्बप्रसादकम, न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदर्ति 
, सेव कमरल,--भुत्‌ (पृ०) !. जलवाहक, बादल 
2. सम॒द्र 3. अबरक,--मात्रज (वि०) जो केवल जरू 
में ही उत्पन्न हो (“-जः) शंख--मुच (पुं०) बादल 
-ध्वनितसूचितमम्बुम॒चां चयम--कि ० ५।१२,---राज 
. समद्र 2. वरुण,--राशिः जलाशय या पानी का 
भंडार, समद्र--त्वयि ज्वलत्यौव॑मिवाम्बराशौ--श ० 
- ३॥३, चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि:--कु० ३।६७ 
रघु० ६।५७, ९।८२,--रुहू (नपूु० ) 4, कमल 2 
सारस,--रुहः,---रुहम कमलरू-विपुलिना म्बू रुह् न सरि- 
दरध:-कि ० ५।१०,-रोहिणी कमल,--बाहः !. बादल 
तडित्वन्तमिवाम्बवाहम-कि ० ३।१, भर्त॑मित्र॑ प्रियम- 
विधवे विद्धि मामम्बवाहम--मेघ० १०१, 2, झील 
3. जलवाहक,--बाहिन ( वि०) पानी ले जाने वाला 
(--पुं०)) बादल,--वाहिनी काठ का डोल, एक 
प्रकार का पानी उलीचरनोें का बर्तन-बिहारः जल क्रीड़ा 
--वैतस: एक प्रकार का वेत, नरकुल जो जल में पंदा 
होता है,--सरणम्‌ जलप्रवाह, जलधारा,---संपिणी 
जोक --सेचनी जल छिड़कने का पात्र । 
अम्बमत (वि०) [अम्बु+मतुप्‌] पनीला, जिसमें जल हो, 
-+ती एक नदी का नाम । 
अम्बकृत ( वि० ) [अम्बु+च्वि+कृ--क्त | बड़ बड़ाया हुआ, 
होठों को बन्द करके अस्पष्ट रूप से कहा हुआ, मंह 
में ही कहा हुआ, मंह से थूक उछालते हुए कहा हुआ । 
--तम बड़बड़ाने का शब्द, भाल के ग्राने का 
शब्द--दघधति कुहरभाजामत्र भल्लकयूनामन्‌ रसित- 
गुरुणि स्त्यानम्बकृतानि--उत्तर ० २॥२१, मा० ९६. 
महावी ० ५४१ | 
अम्भ्‌ ( भ्वा० आ० )[अम्भते, अम्भित | शब्द करता, आवाज 
करना । 


अम्भस्‌ (नपुं० )|आप ( अम्भ ) +-असुन | ॥ जल--कथमप्य 
म्भसामन्तरानिष्पत्ते: प्रतीक्षी--कु० २।२७, स्वेद्यमा- 
मज्वरं प्राज्ञ: को5म्भसा परिषिझचति---शि० २।४५, 
अम्भसाक्ृतम--जल द्वारा किया हुआ, पा० ६।३॥३, 
2. आकाश 3. जन्मकुंडली में रमन से चोथा स्थान । 
सम०,--ज (वि०) जल में उत्पन्न (-जः) 4. चन्द्रमा 
2. सारस पक्षी, (-जम्‌) कमल--बाले तब मुखां- 
म्भोजे कथमिन्दीव रद्यम--शवंगार० १७, इसी प्रकार 
पाद', नेत्र, “खंड:-डम्‌ कमलों का समृह--कुमुदव 
नमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डमू--शि० १।६४, जन्‍्मन्‌ 
पुं०), --जनि:,-योनिः कमलोत्पन्न देवता, ब्रह्मा को 
उपाधि,--जन्मन (नप॑०) कमल,--द:ः,-धरः बादल 


( 


“-धघधि:,-निधि:,-राशि: जल का भंडार, समुद्र--संभ्‌. 
याम्भोधिमभ्यति महानया नगापगा-शि० २।१०० 
यादवाम्मोनिधीन्सन्धे वेलेव मवतः क्षमा --५८, इसी 
प्रकार---अम्भसां निधि), शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां 
निधि:-शि० १।२०, वल्लभ: मूंगा,--रुह (नपुं ०-ढ) 
-रुहम कमल-- हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्बाप्पो घाम 
सांप्रम--कु० २।४४, (पु० 
मोती,--सूः धआं, अंधकार । 

अम्भोजिनी[अम्भोज -+ इनि--डीप्‌ || .कमलका पौधा, कमलों 
का समह,-- वननिवासविलासम्‌-भतृं ० २।१८, 2. 
कमलों का समूह 3. वह स्थान जहाँ कमल बहुतायत 
से हों । 


अम्मय (वि०) [स्त्री०--यी | [अप्‌--+ मयद | जलीय, या 
जल से बना हुआ। 

अम्ननन्तु० आम्र | 

अम्ल (वि० ) [अम्‌ --क्ल-|- अच || .खठ़ा, तीखा,--कर्ट्वम्ल- 
लवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदा हिन. (आहारा:)--भग ० 


१७।९,-- मल: खटास, तीखापन, ६ प्रकार के रसों में 
से एक, 2. सिरका 3. नोनिया साग, इमली , 
का व॒क्ष 5. उद्धमनन । सम०--अकक्‍्त (वि०) खट्टा 
किया हुआ,---उद्गारः खट्टी डकार,--केशर: चको- 
तरे का वक्ष,---गंधि(वि०) खट्टी गंघ वाला,--गोरस: 
खट्टी छाछ,-- जंबी र:,-निबक: नींबू का वृक्ष,--पित्तम 
एक रोग जिसमें आहार आमाशय में पहुँच कर अम्ल 
ही जाता हैँ, खट्टा पित्त,--फलः इमली का वक्ष 
(-लम) इमली,--रस (बि०) खट्टे स्वाद वाला 
(-सः ) खटास, तेजाबी अंश,--वक्ष: इमली का वक्ष 
““सार: नींबू का पोधा,---हरिद्रा आंवाहल्दीका पौघा । 

अम्लकः [अम्ल--- कन्‌ (अल्पाथे) | लकुच, बडहर । 

अस्लान (वि० ) [न० त० | . जो मूर्साया न हो (पृष्पादिक) 
2. स्वच्छ, साफ उज्ज्वल (चेहरा), निर्मल, बिना 
बादलों का,--पदार्थन्यायवादेष॒ कणोष्प्यम्लानदशेन:, 
--नः बाणपुष्पवक्ष, दुपहरिया । 


अस्लानि (वि०) [न० ब०] सशक्त, न मर्मान वाला,--नि: 
(स्त्री०) [न० त० | . शक्ति 2. ताजगी, हरियाली । 

अम्लानिन्‌ (वि०)|[न० त०] स्वच्छ, साफ, --नो बाणपृष्प- 
वक्षों का समह । 

अम्लि (म्ली) का [अम्ला-+कन्‌ टाप्‌ इत्वम, अम्ल-+ 
डीष-+ क-|टाप्‌ वा| . मह का खट्टा स्वाद, खट्‌टी 
डकार 2. इमली का वक्ष | 

अम्लिमन (पुं०) [अम्ल-+इमनिच | खटास, खट्टापन । 

अय (म्वा ०आ०) [कई बार भी, प०, विदशेषतः उद उपसर्ग 
के साथ ] [अयते, अयांचक्र, अयितम, अयित | जाना । 
अन्तर अन्‍न्तः:प्रवेश करना, हस्तक्षप करना,--द्दरक 
उपसत्यान्तरयति--म॒च्छ ० २, अम्युदु . निकलना 


) सारस पक्षी,--सारम्‌ 


4. नीब्‌ 


८८ 


) 


(जैसा कि चन्द्रमा, सूरज) 2. फलना-फलना, समद्ध 
होना, उद्‌ 4. निकलता, उगना(जंसा कि सूर्य )-उदयति 
हि शशादझु: कामिनीगण्डपाण्ड:--मृच्छ० १।५७, 2 
प्रकट होना, दिखलाई देना- महर्तो यज्ञियः प्राप्तर्चो- 
दयन्तीह याजका:-महा ० 3. फटना, उदय होना, जन्म 
लेना, उत्पन्न होना--तदोदयेदन्यवधनिषेध:---ने ० 
३।९२, यथाग्नंधम उदयते---शत०, परा (राकोला 
हो जान परोमागना, वापिस होना, भाग जाना । 
अयः [इ+अच्‌] . जाना, चलना, फिरना (अधिकतर 
समास में--अस्तमय ), 2. पूर्वजन्म के अच्छे कृत्य 
3. अच्छा भाग्य, अन्छी किस्मत--शद्धपाष्णिरयान्वित 
--रघ ० ४॥२६, 4. खलने का पासा । सम ०---अन्किति 
अययत्‌ (वि०) सोभाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला 
--सुलभे: सदा नयवताध्यवता-कि० ५॥२० । 
अयदमस स्वास्थ्य का होना, नीरोगता । 


अयज्ञ (वि०) [ न० ब० ] यज्ञ न करने वाला--्ञ: [ न० 
त० ] यज्ञ का न होना, ब्रा यज्ञ । 

अयज्ञिय (वि०) [न० त० ]. जो यज्ञ के योग्य न हो 
(जैसा कि उड़द) 2. जो यज्ञ करन का अधिकारी न 
हो (जैसा कि यज्ञोपवीत से हीन बालक ) 3. लौकिक, 
गंवारू । 

अयत्न (वि०) [ न० ब० ] बिना ही यत्न किये होनेवाला 
-- पटवासतां-रघ्‌ ० ४॥५५---त्न: (न० त० ) श्रम 
या उद्योग का अभाव, अयलत्नेन,--त्नत:ः---त्नात, अना- 
यास, बिना परिश्रम के, आसानी से, तत्परता के साथ । 

अयया (अव्य०)[ न० त० | जिस प्रकार होना चाहिए वैसे 
न होना, अनूपयक्त रूप से, अनुचित ढंग से, गलत 
तरीके से। सम०--अर्थ (वि०) 4. जो नितांत भाव 
के अनकल न हो, अथंहीन, भावरहित 2. असंगत 
अयोग्य, मिथ्या श० ३।२, जशद्ध, गलत--अन भवो 
द्विविघों यथार्थोश्यथार्थश्चव---तर्क सं ०, अनुभव: अशद्ध 
या असत्य ज्ञान, गलत भाव,--इष्ट (वि०) 4. जो 
इच्छानुकूल न हो, नापसंद 2. अपयप्ति, नाकाफी 
--उचित (वि० ) अयुक्त, अनुपयुक्त,-तथ ( वि० ). जो 
जैसा होना चाहिए वसा न हो, अयक्त, अनपयक्त 
अयोग्य,---इदमयथातथं स्वामिनरचेष्टितम-वेणी ० २, 
2. अर्थहीन, व्यर्थ, लाभरहित (--थम्‌) (अव्य०) . 
अयक्तता के साथ, अनूपयक्तता के साथ, 2. व्यर्थ, 
अकारथ, बेकार,--तद्गच्छतिअ?---मनु ० ३।२४० 
--तथ्यम अनपयक्तता, असंगतता, व्यथंता,--ग्योतनम 
आशातीत घटना का होना,--पुर,--पूर्वे (घि०) जो 
पहले कभी न हुआ हो,अभूतपूर्व, अनुपम,--वृत्त (वि० ) 
गलत तरीके से काय करने वाला,--शास्त्रकारिन 
(वि० ) शास्त्रानुकूल कार्य न करने वाला, अघामिक, 
-अयथाशास्त्रकारी च न विभाग पिता प्रभ:-नारद ० । 


( 


अयथावत्‌ (अव्य०) गलती से, अनुचितरीति से । 

अयनम्‌ [| अय्‌-+-ल्यट ] !. जाना, हिलना, चलना, जैसा कि 
रामायणम्‌' में 2. राह, पथ, मार्ग, सड़क---अगस्त्य- 
चिह्लादयनात---रघु० १६।४४, 3. स्थान, जगह, घर 
4. प्रवेशद्वार, व्यह में प्रवेश करने का मार्ग ----अयनंष च 
स्वेष्‌ यथाभागमवस्थिता:--भग ० १११ 5. सूर्य का 
मार्ग, सूये की विषवत्‌ रेखा से उत्तर या दक्षिण की 
ओर गति, 6. (अत एव) इस मार्ग का अवधि-कारू 
छः मास, एक अयनबिदु से दूसरे अयनबिदु तक जाने 
का समय--दे ० उत्तरायण, दक्षिणायन, 7. विष॒व और 
अयनसंबंधी बिन्दु,--दक्षिणम्‌ अयनम-शिशिरक्र्तु का 
अयन; उत्तरम अयनम्‌-ग्रीष्म अयन 8. अन्तिमम्‌ क्ति 
--नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय-श्वेता ० । सम ०---कालरः 
दोनों अयनों के मध्य की अवधि (दोनों अयनों का 
संधिकाल ) ,--वत्तम्‌ ग्रहणरेखा । 

अयन्त्रित (वि०) [ न० त०] अनियंत्रित, जिसको रोका न 
जा सके, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला । 

अयमित (वि०) [ न० त० | !. अनियंत्रित, 2. जिस पर 

. प्रतिबंध न लगा हो 3. जिसकी काट-छांट न को गई 

हो, असज्जित (जैसा कि नाखून आदि ),--मेघ ० ९२ । 

अयशस (वि०) [ न० ब० | यशोहीन, बदनाम, अकीतिकर 
(अयशस्क ) भी इसी अर्थ में, ( नपु०--दाः ) 
बदनामी, अपकी ति, कुख्याति, अवमान, निन्दा--अयशो 
महदाप्नोति--मन्‌ ० ८। १२८, किमयशो नन घोरमत 
परम--उत्त र ० २।२७, स्वभावलोलेत्ययश: प्रमष्टम्‌-- 
रघु० ६।४१, । सम०---कर (वि०) (स्त्री०--री ) 
बदनाम, कलंको | 

अयशस्य (वि०) [ न० त० | बदनाम, कलंको । 


अयस्‌ (नपं ०) [ --असुन्‌ | . लोहा,--अभितप्तमयो5पि 
मादेव॑ मजते कंव कथा शरोरिष---रघु ० ८४२ 
इस्पात, 3. सोना, 4. धातु, 5. अगर नामक लकड़ी । 
(पुं०)) अग्नि। सम०--अग्रम,--अग्रकम हथोड़ा, 
मसल,-कांडः . लोहे का बाण 2. बढ़िया लोहा 3. लोहे 
का बड़ा परिमाण,--कान्तः (अयस्कान्त:) . चुंबक 
चंबक पत्थर,---शम्भोयतध्वमाक्रष्टमयस्कान्तेव लोह 
वबत्‌,-कु० १।५९ स चकष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ 
--रंघृ० १७।६३, उत्तर० ४॥२१, <. मूल्यवान्‌ पत्थर 
>म्रणिः चुंबक पत्थर-अयस्कान्तमणिशलाकेव लोहघातु- 
मन्त:करणमाक्ृष्टवृती-मा ० १,-कारः लहार, लोहे का 
काम करने वाला,-कीटम्‌ लोहे का जंग या मुर्चा-कुंभः 
लोहे का बतेन, इंजिन का बायहूर आदि, इसी प्रकार 
-पात्रमु--घनः लोहे का हथौड़ा--अयोघनेनाय 
इवाभितप्तम--रघु० १४३ २३,--च्‌णमस लोहे का चूरा, 
-जालस लोहे की जाली,-दंडः लोहे की मुद्गर,-घातुः 
लोहधातु--उत्तर० ४॥२१,--प्रतिमा लोहे की मर्ति, 

हद 


८९ ) 


--मल्म लोहे का जंग, इसी प्रकार रजः, _रस:, 
-मखः लोहे की नोक लगा हुआ बाण-भेत्स्यत्यजः कुम्भ- 
मयोमखेन रघृ० ५।॥५५,--शंकुः !. लोहे की बर्छी 2 
लोहे की कील, नोकदार लोहे की छड़--रघ्‌० १२॥९५, 
“-शलम्‌ . लोहे का भाला 2. प्रबल साधन, तीक्षण 
उपाय-सिद्धा ०, (तु० आयःशलिकः: काव्य ० १०, अयः- 
शलेन अन्विच्छतीत्याय:शलिक: ),--हृदय का वि० 
लोह-हृदय, कठोर, निष्ठर,--सुहृदयो हृदय: प्र 
ताम्‌ रघु० ९।९ । 

अयस्मय (अयोमय ) (नपुं०) [ स्त्री०--थो |[ अयस्‌-- 
मयट | लोहे या और किसी घातु का बना हुआ । 

अयाचित (वि०) [न० त० ] न मांगा हुआ, अप्राथित 
(भिक्षा, आहार आदि)---अमृतं स्याद याचितम्‌---मनु ० 
४५,--तम्‌ अप्राथित भिक्षा । सम ०--उपनत,---उप- 
स्थित बिना निमंत्रण या प्राथना के पहुंचा हुआ,--- 
अयाचितोपस्थितमंब्‌ केवलम--कु० ५।२२,--बत्ति 
बिना मांगी या अप्राथित भिक्षा पर जीवित रहना । 

अयाज्य (वि० )| न० त० ] . ( व्यक्ति ) जिसके लिए 
यज्ञ नहीं करना चाहिए, या जो यज्ञ करने का 
अधिकारी न हो (श॒द्रादिक (अत एवं ) जाति- 
बहिष्कृत, पतित 3. यज्ञ करने का अनधिकारी । 
सम ०---याजनम्‌,--संयाज्यमू उस व्यक्ति के लिए 
यज्ञ करना जिसके लिए किसी को यज्ञ नहीं करना 
चाहिए---मनु ० ३॥६५, ११६० । 

अयात ( वि० ) [ न० त० ] न गया हुआ, । सम ०--यात्र 

वि०) जो बासी न हो, ताजा, जो उपयोग में आने 

के कारण जीणं-शीण्ण न हुआ हो,--- मं च योवनम्‌ 
->देश० १२३, ताजा, खिला हुआ | 


अयाथार्थिक (वि०) [ स्त्री०--की ] [ न० त० | /. जो 
सत्य न हो, न्याय विरुद्ध, अनुचित 2. अवास्तविक, 
असंगत, बेतुका । 

अयायथाथ्येंम [ न० त० | . अयोग्यता, अशुद्धता 2. बंतुका- 
पन, असंगतता । 

अयानम [ न० त० ]7. न जाना, न हिलना-डुलूना, ठहरना, 
टिकना 2. स्वभाव । 

अथयि ( अव्य० ) [ इ+इनि ] 4. मित्रादिकों के प्रति नम्नर 
संबोधन, ओह, ए, अरे आदि सामान्य संबोधन बोधक 
अव्यय, ---अयि विवेकविश्रांतमभिहितम्‌ ---मालवि ० 
१, अथि भो महर्षिपुत्र---श ० - ७, अयि विद्युत्म्मदानां 
त्वमपि च दु:ःखें न जानासि--मृच्छ० ५।३२,दे० 
भामि० १॥५, ११,४४ । 2. प्राथना या अनु 
रोध बोधक अव्यय -- अयि संप्रति देहि दशनम्‌--क्रु 
४२८, प्रोत्साहन तथा अननय के अथे में भी---अयि 
मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वंगि यदि मनावकुरुषे---भामि ० 
२।१५०, 3. सामान्य सानुग्रह-पच्छा च्योक अव्ययत 


( ९० 


-“-अयि जीवितनाथ जीवसि---कु० ४।३,--अयीदमेवं 
परिहास:--५१६२ । 

अयुक्त (वि० ) [ न० त० | . जो जुता न हो, या जिस 
पर जीन न कसा गया हो, 2. जो मिला हुआ न हो, 
संबद्ध या संयक्‍्त न हो 3. जो भकक्‍त या घामिक न हो. 
ध्यान रहित, उपेक्षाशील 4. अभ्याससापेक्ष, अनम्यस्त, 
जो नियुक्त न हुआ हो, बुद्धि, चार 5. अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयक्त---अयक्तो5यं निर्देश:---पा ० ४॥२। 
६४, महा० 6, झूठ, गलत । सम०---कृत अनचित 
या गलत काम करने वाला,--पदार्थ: शब्द का वह 
अथ जो दिया न गया हो, जंसे कि अपि' शब्द,--रूप 
(वि०) असंगत, अनुपयुक्त,--अयुक्तरूपं किमत: परं 
वद---कु ० ५।५९ | 

अयुग-गल (वि०) [न० त० ]. पृथक, अकेला 2. ऊबड़- 
खाबड़, विषम । सम०--अचिस (पं० ) आग,---नेत्र:-- 
नयनः,-- शर: दे० अयग्म के अन्तगगंत,--सप्ति: सात 
घोड़ों वाला, सूर्य । 


अयगपद्‌ (अव्य०) [ न० त० ]. सब एक साथ नहीं, 
क्रमश: यथाक्रम, | सम०--पग्रहणम्‌--क्रमपृवंक सम- 
झना,--भाव: अनुक्रम, आनक्रमिकता । 

अयुग्म (वि०) [ न० त०] . अकेला, न्यारा 2. निराला, 
विषम, (संख्या ) । सम०---छदः,--पत्र: सप्तपण 
नामक पौधा, -तयनः,--नेत्र:,--लोचनः विषम (३) 
आँखों वाला, शिव--कु ० ३५१।६९,---बाण:,---शर 
विषम (५) बाणों वाला, कामदेव,--वाह:,--सप्ति: 
सात घोड़ों वाला सूर्य । 

अयुज (वि०) [ न० त० ] निराला, विषम ( विप० यज्‌ 
सतसम) | सम०--इषुः,--बाण:,--शरः पांच बाणों 
वाला, कामदेव,---छदः--सप्तपण:---वव्‌ रयुकछद- 
गुच्छसुगन्धय:---शि ० ६।५०,--पलाश: -- सप्तपलाश 
“-पाद,--- यमकस पहले और तीसरे पाद में भिन्‍न 
अर्थों वाले एक से अक्षर रखने वाला अनुप्रास का एक 
भंद,--नत्र,---लोचन,---अक्ष,---शक्ति शिव | 


अयुत ( वि० ) [न० त० ] न मिला हुआ, पथकक्ृत 
असबद्ध,---तम्‌ दस हजार, दस सहस्न की संख्या । 
सम ०---अध्यापकः अच्छा अध्यापक,--सिद्ध (वि० ) 
(वश० में ) अपथक्करणीय, अन्तरनिहित,--सिद्धि 
( सत्री० ) ऐसा प्रमाण जिससे निश्चय हो कि 
कुछ वस्तुए तथा मान्यताएं अपथक्करणीय, तथा 
अन्तहित हैं 

अये (अव्यय) [ ह-+एच | 4. संबोधनात्मक अव्यय या 
संबोधन का नम्न प्रकार ( >-अयि) गोरीनाथ 
तजिपुरहर शंभो तिनयन--भर्तू ० ६११२३ 2. विस्मयादि 
दयोतक अव्यय--( क) ओह, अये आदि अब्दों में 
अनूदित आइचये तथा विस्मय की भावना,--अये 


) 


मातलि:--श० ६ (ख) उदासी, खिन्‍नता--अये देव- 
पादपद्मोपजी विनो&वस्थेयम्‌--मुद्रा ० २, शोक (२) 
क्रोध (घ) खलबलो, क्षोभ (डः) प्रत्यास्मरण (चर ) 
भय (छ) थकाबट । 

अयोग: [ न० त० ] . अलगाव, वियोग, अन्तराल 2 
अयोग्यता, अनौचित्य, असंगति 3. अनचित संबंध 4 
विधु र, अनुपस्थित प्रेमी या पति 5. हथौड़ा (अयोग्र 
तथा अयोघन ) 6. अरुचि । 

अयोगवः (स्त्री ०--बा,---बवी ) [| अय इव कठिना गौर्वाणी 
यस्य--ब ० स० नि० अच ] हश॒द्र पिता और वेह्थ 
माता को सस्तान दे० आयोगव । 

अयोग्य (वि० ) [न० त० ] जो योग्य न हो, अन 
पयक्त, निरथक । 

अयोध्य [ [ न०त० | जिस पर आक्रमण न 
किया जा सके, जिसका मुकाबछा न किया जा सके, 
”-अद्यायोध्या महाबाहो अयोध्या - प्रतिभाति न 
--रामा ०,--ध्या सरय नदी के तट पर स्थित वतंमान 
अयोध्या नगरी, रघुवंद में उत्पन्न सूर्यवंशी राजाओं 

“ की राजघानी । 


अयोनि ( वि०) [न०ब० | . अजन्मा, नित्य,---जगद्यो निरयो- 
निस्त्वम्‌ू--कु० २॥९ 2. जो कोख से उत्पन्न न हो, 
अधम अथवा अवध रूप से उत्पन्न,--निः (स्त्री०) 
[ न० त० | जो योनि न हो,--निः ब्रह्मा, शिव, । 
सम ०,--ज, ) जो जरायु से न जन्म, 
हो, सामान्य जन्मपद्धति के अनसार जिसने जन्म न 
लिया हो--तनयाम्‌ अयोनिजाम्‌--रघु ० ४८, कन्या- 
रत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते--महावी ० १।३०, “ईशश 
ईदवरः शिव, (--जा)--संभवा जनक की पुत्री सीता 
जो कि खेत के खूड से उत्पन्न हुई थी । 

अयोगपद्यम्‌ [ न० त० ] समकालीनता का अभाव । 

अयोगिक (वि० ) [ स्त्री०--की ] [न० त० | व्याकरण के 
नियमानसार जो शब्द व्यत्पन्न न हो । 

अरः [ ऋ--अच |] पहिय के अरे या पहिये का अर्ध॑व्यास 
( र॑ भी )--अर: संधायते नाभि: नाभौ चारा: प्रति 
ष्ठिता:--पंच० १।/८१, | सम०--अंतर (ब० व०) 
अरों का अन्तराल--विक्रम ० १।४,--घट्ट,/--घट्टक 
. रहट जिसके द्वारा कुएँ से पानी निकाला जाता है, 
घटो रहट में प्रयक्‍त किया जाने वाला डोल,--कप- 
मासाद्य टोमागंण सपस्तेनानीत:---पंच ० ४, 2. गहरा 
कुआ । 

अरजस्‌, अरज, अरजस्क (वि०) [न० ब० ]॥. धलया 
गदें से रहित, साफ स्वच्छ (आलं० भी) 2, रज या 
वासना से मुक्त 3. जिसे मासिक धर्म न होता हो, 
(स्त्री ०---जाः) वह कन्या जिसे अभी रजोधमं आरंभ 
नहीं हुआ । 


( 


अरज्ज्‌ (वि०) [ न० ब० ] जिसमें रस्सियां न छगी हों, 
रस्सियों से विरहित; (नपु ०) कारागार। 

अरणिः (पुं०,स्त्री०) [स्त्री०--णी | शमी की लकड़ी 
का टुकड़ा, जिसके घषंण से यज्ञ के अवसर पर अग्नि 
जलाई जाती है, आग उत्पन्न करने वाली ऊरकड़ी--- 
तु०, पंच० १।२१६,--णी (द्वि० व०) यज्ञाग्नि प्रज्व- 
लित करने के लिए लकड़ी की दो समिधाएँ,---णि: . 
सूर्य, २ आग 3. फलीता, चकमक पत्थर । 

अरण्यम्‌ (कई बार पु० भी) [ अर्यते गम्यते शेष वयसि- 
ऋ--अन्य ] जंगल, बन, उजाड़, --प्रियानाशे क्ृत्स्नं 
किल जगदरण्यं हि भवति--उत्तर० ६।३०, माता यस्य 
गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी, अरण्यं तेन गन्तब्यं 
यथारण्यं तथा गृहम्‌ू--चाण ० ४४, जंगली, जंगल में 
उत्पन्न (यदि समस्त पद का प्रथम खण्ड हो), 
'बीजम्‌ जंगली बीज, इसी प्रकार “सार्जार, 'मृषकः । 
सम०--अध्यक्ष: बन की देख रेख करने वाला, 
राजिक,---अयनम्‌,--यानम्‌ जंगल में चले जाना, 
वानप्रस्थ लेना,-ओकस्‌,--संद्‌ (वि०) 4. अरण्यवासी, 
जंगल में रहने वाला--वेक्लव्यं मम तावदीदशमपि 
स्नेहादरण्यौकस:-श० ४।५, 2. विशेषतः वह जिसने 
अपना परिवार छोड़ दिया हो और वानप्रस्थी हो गया 
हो, जंगल में रहने वाला,-कदली जंगली केला,--गजः 
जंगली हाथी (जो पालतू न हो),-चटकः जंगली चिडिया 
“ंद्रिका (दा०) जंगल में चन्द्रमा का प्रकाश 
(आलं० ) निरर्थक श्रृंगार या आभूषण, ऐसा बनाव- 
सिगार जिसे कोई देखनं-सराहने वाला न हो, इसी 
लिए मल्लिनाथ--स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेष:-- 
कु० ७।२२, पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं--अन्यथा- 
5रण्यचन्द्रिका स्थादिति भाव:;: --चर (्येचर भी), 
“जीव (वि०) जंगली,--ज (वि० ) वन्य,--धर्मः 
जंगली अवस्था या प्रथा, जंगली स्वभाव,-- तथा रण्य- 
धर्माद्वियोज्य ग्राम्यधर्म नियोजित:--पंच०  १,-- 
नृपति::-राज (2)--राजः जंगल का स्वामी, सिंह 
या व्याध्र का विशषण, इसी प्रकार--अरण्पानां 
पति:,--पंडितः “वन में विद्वान! (आलं०) मूर्ख पुरुष 
जो वन में ही (जहाँ कोई सुनने-टोकने वाला नहीं 
हीता ) अपना पांडित्य प्रकट कर सके; ---भव (वि०) 
जंगल में उत्पन्न, जंगली,--भक्षिका डांस,--यानम्‌ 
जंगल में चले जाना,---रक्षकः अरण्यपाल,--रुदितम्‌ 
[ ण्येट) जंगल में रोना, अरण्यरोदन, (आलं०) 
ऐसा रोना जिसे कोई सुनने वाला न हो, निष्फल 
कथन--अरण्ये मया रुदितम--श० २ प्रोक्तं श्रद्धावि- 
हीनस्थ अरण्यरुदितोपमम्‌--पंच ० १।३९३, तदलमघ- 
नारण्यरुदित:---अमरू० ७६,--वायसः जंगली कौवा, 
पहाड़ी कोवा,--बास:,--समाश्रय: जंगल में चले जाना, 


९१ 


) 


जंगल में आवास,--वासिन्‌ (वि०) जंगल में रहने 
वाला (पुं०) अरण्यवासी, वानप्रस्थी,---बिलूपितम, 
“विलापः ( प्य) -- रुदितम्‌ --इबन्‌ (पुं०) जंगली 
कुत्ता, भेड़िया,--सभा जंगल की कचहरी । 

अरण्यकम्‌ | अरण्य-- कन्‌ ] जंगल, बन । 

अरण्यानि:-नो (स्त्री०) [ अरण्य--आनुक छीप च ] एक 
बड़ा जंगल, या बीहड़ मरुभूमि, विस्तृत उजाड़ । 

अरत (वि०) [ न० त० ] 4. मन्द, विरक्त, अनासक्त 2. 
असंतुष्ट, तुष्टिरहित, पराहुमुख,--तम्‌ अमैथुन । 
सम०--त्रप (वि०) मंथुन करने में न लजाने वाला 
(---पः) कुत्ता (गलियों में बिना किसी प्रकार की 
लज्जा के मेथुन करने वाला) । 

अरति (वि०) [ न० ब० ] . असन्तुष्ट 2. सुस्त, निढाल, 
-उतिः (स्त्री०)) [ न० त० ] 4. आमोद-प्रमोद का 
अभाव (प्रेम की प्रबल उत्कण्ठा से पैदा होने वाला), 
“स्वाभीष्टवस्त्वलोभेन चेतसो या उनवस्थिति: अरति: 
सा--सा० द० 2. पीड़ा, कष्ट 3. चिन्ता, खेद, बेचैनी, 
क्षोभ,--संधत्ते भृशमर्रात हि सद्दियोग:--कि० ५५१, 
4. असन्तोष, संतोषाभाव, 5. निढालपना, सुस्ती 6. 
एक पंत्तिक रोग । 


अरत्निः (पुं० स्त्री०) [ऋ-[-कत्नि-- रत्नि:, स नास्ति यत्र ] 
. कुहनी, कई बार मुक्का, 2. एक हाथ की माप, कुहनी 
से कानी उंगली के छोर तक की माप, लंबाई नापने 
का पैमाना--अरत्तिस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना-अमर*, 
मध्यांगुलिक््ष रयोमेध्ये प्रामाणिक: कर:, बद्धमुष्टिकरो 
रत्निररत्नि: सकनिष्ठिक: | हला०, कि० १८।६, । 

अरत्निकः [ अरत्नि+कन्‌ ] कहनी। 

अरम्‌ (अव्य०) [ ऋ--अम्‌ ] . तेजी से, निकट, पास 
उपस्थित 2. तत्परता के साथ । 

अरमण, अरमसाण (वि०) [ न० त० ] 4, जो सुखकर न 
हो, असन्तोषजनक, अरुचिकर 2. अविराम, अनवरत । 

अररस्‌ | ऋ--भरन्‌ ] किवाड़ का दिला-सरभसमरराणि 
द्रागपावृत्य महावी ० ६।२७, (--र:-री, भी )-चज्नच- 
कोटिविपाटिताररपुटो यास्याम्यहं पञ्जरात्‌--भामि० 
१।५८, 2. ढक्‍्कन, म्यान,--र:ः आरी । 

अररे (अव्य ०) [अर--रा+के ] (क ) बड़े उतावलेपन 
(ख) तथा घृणा और अवज्ञा को प्रकट करने वाल! 
संबोधन बोधक अव्यय--अररे महाराजूं प्रति कुत: 
क्षत्रिया:--गण ० । 

अरविन्दम्‌ [ अरान्‌ चक्राज्भानीव पत्राणि विन्दते--अर-(- 
विन्द्‌+श | 4. कमल (कामदेव के पाँच बाणों में से 
एक--दे ० 'पंचबाण' के नीचे ) -शक्‍्यम रविन्दसु रभि:--- 
श० ३।६, यह सूर्य-कमल है--तु ० सूर्याशु भिर्भिन्‍नमि वा र- 
विन्दम्‌--कु ० १३२; स्थल, चरण", मुख” आदि 
2. लाल या नील कम॒ल,--दः . सारस पक्षी, 2. 


जि! 


तांबा। सम०--अक्ष (वि०) कमल जैसी आंखों 
वाला, विष्णू की उपाधि,--दलप्रभम्‌ तांबा,--नाभि:, 
-भः विष्णु,-हृदयी मदीय देवश्वकास्त भगवानर- 
धिन्दताभ:--भाभि ० ४।८,--सद्‌ (पुं० ) ब्रह्मा । 

अरविन्दिनो | अरविन्द --इनि--डोप्‌ | !. कमर का पोधा 
--प्रपीतमधका भंझ्धी: सुदिवेवारविन्दिनी--भट्ठि ० 
५॥७०, 2. कमल फलों का समह 3. वह स्थान जहाँ 
कमल बहुतायत से होते हों । 

अरस (धि०) [ न० ब० ] . रसहीन, नीरस, फीोका 

2. मंद, बद्धिहीन 3. निबंछ, बलहीन, अयोग्य । 

अरसिक (वि०) [ न० त० ] . रूखा, रसहीन, फीका, 
बिना स्वाद का, 2. भावना या स्वाद से विरहित, मन्द, 
काव्यादि का रस लेन में असमर्थ, कविता के मर्म को 
न जानने वाला,--अरसिकेष कवित्वनिवेदनं शिरसि 
मा लिख, मा लिख, मा लिख-उद्धट० । 


अराग, अरागिन (वि०) [न० ब०, न० त० |] शान्‍्त, 
बासना रहित,--तमहमरागमक्ृष्णं कृष्णद्व पायनं वन्दे- 
बेणोी ० १|४ | 

अराजक (वि०) [ न० ब० ] बिना राजा का, जहाँ राजा 
न हो--नाराजके जनपदे रामा०, मन ० ७।३, अराज- 
के जीवलोके दुर्बला बलवत्तर:, पीड्चंते न हि वित्तेषु 
प्रभुत्व॑ कस्यचित्तता । महा०, शोच्यं राज्यमराज- 
कम्‌--चाण ० *७ । 

अराजन्‌ (पुं०) [ न० त० ]जो राजा न हो। सम० 
--भोगीन (धि० ) राजा के काम के अनुपयुक्त,--स्था- 
पित (वि०) जो किसी राजा द्वारा प्रतिष्ठित न किया 
गया हो, अवध, गेरकाननी 

अरातिः [ न० त० ] !. शत्रु, दुश्मन,--देश: सो&यम राति 
शोणितजलेय॑स्मिनू क्ूदा: पूरिता:--बेणी ० ३॥३१, 
2. छः: की संख्या । सम०--भंगः शत्रुओं का नाश । 

अराल (वि०) [ ऋ-विच्‌ अरम्‌ आलाति, ला-+-क | मड़ा 
हुआ, टेढ़ा,--पादावरालांद्भूली---मालवि ० २।३,--ल 
!, वक्र भजा 2. मतवाला हँथी,--छा पुंश्चली, वेश्या 
वारांगनगा। सम०--केशो घुंघराले बालों वाली स्त्री 
>भिक्त्वा निराक्रामदरालकेश्या:-रघु ० ६।८ १,--पक्ष्मन 
(वि०) मुड़ी हुई पलकों बाला--क्रु० ५।४९ । 


अरिः [ ऋ--इन ]. शत्र, दुश्मन,--विजिता रिपुरःसरः-- 
रघ० १।५९, ६१, ४।४ 2. मनष्य जाति का शत्र 
(मनुष्य के मन को व्याकुल करन वाले ६ छात्र बताये 
गये है--काम: कीधस्तथा लोभो मदमोहों च मत्सरः; 
--कता रिषव्‌डर्गंजयेन-- कि० १।९ 3. छ: की संख्या 
4. गाड़ी का भाग 5. पहिया । सम०--कर्षण (वि०) 
शत्रओं को पीडित या पराभूत करने वाला,--कुलम्‌ 
. शत्रओं का समूह, 2. शत्र,--घ्तः शत्रुओं का नाश 
करने वाला,--चितनम्‌,--चिता शत्रुओं के नाश के 


हि 


) 


लिए बनाई ही योजनाएँ, विदेश विभाग का प्रशासन 
- नन्दन (वि०) शत्र को प्रसन्‍न करने वाला, शत्र को 
विजय दिलाने वाला,-भद्र: बड़ा शक्तिशाली शत्र-रघु ० 
१४।२१,-सुदनः,-हन,- हिसकः शत्रुओं का नाश करन 
वाला--रघु ० ९।१८ । 

अश्िक्थभाजू, अरिकथीय (वि०) [न० त०| जो पंत॒क 
संपत्ति म॑ हिस्सा पाने का अधिकारी न हो (जेसे 
कि कोई नपुंसकता आदि अवगुणों के कारण अनधिकृत 
कर दिया गया ही) । 

अरित्रम [ऋ--चचत्र |] . डांड,-न्‍लोलररित्रेश्च रणरिवाभित: 
+शि० १२।७१, 2. पतवार, लंगर । 

अरिन्दम (वि०) [अरि-|-दम्‌-+-खच, ममागमः | शत्रुओं का 
दमन करने वाला, शत्र-विजयी, शत्रु को जीतन वाला । 


अरिषस [न० त०] लगातार वर्षा होना,--षः एक प्रकार 
का गृदारोग । 
अरिष्ट (वि०) [न० त० | अशक्षत, पूर्ण, अविनाशी, निरापद 
-:ए5टः 4. बगला, 2. जंगली कौवा 3. शत्र 4. नाना 
प्रकार के पोधों के नाम (क) रीठ का वक्ष (ख) 
नीम का वृक्ष 5 लहसुन,ष्टम . दुभग्य, अनिष्ट 
बदकिस्मती 2. दुर्भाग्यमिश्चित अनिष्टसूचक घटना 
अपशकुन 3. प्रतिकल लक्षण-विशेषतः मृत्यसूचक 
--रोगिणो मरणं यस्मादवर्यं भावि लक्ष्यते, तल्‍लक्षण- 
मरिष्टस्याद्रिष्टमप्यभिधीयते 4. सौभाग्य, अच्छी 
किस्मत, सुख 5. सौरी 6. छाछ 7. मादक शराब--- 
शि० १८।७७, । सम०>गहम सूतिकागृह,--ताति 
(वि०) सौभाग्यशाली या सुखी बनान वाला, शुभ, 
-उतिः (स्त्री०) सुरक्षा, सौभाग्य का उत्तराधि- 
कार, अनवरत सुख,--तदत्रभवता निष्पन्नाशिषां 
[ममरिष्टतातिमाशास्महे ->महावी ० १, --मथन:ः 
शिव, विष्णु,---शब्या प्रसूता का पलंग--अरिष्टशब्यां 
परितो विसारिणा--रघु० ३॥१५,-सुदन:,--हन 
( पुं०) अरिष्टनाशक, विष्णु की उपाधि । 


अरुचि: (स्त्री०) [न० त० ] !. अनिच्छा, किसी वस्तु 
का अच्छा न लगना,-क्व सा भोगानाम पर्यरुचि:-का ० 
१४६ 2. भख न लगना, स्वाद न लगना, उकत। 
जाना--सन्निपातक्ष यश्वासकास हिक्का रुचिप्रणत्‌-स श्र ० 
3. संतोषजनक व्याख्या का अभाव । 

अरुचिर, अरुच्य (वि०) [ न०त० ] भला न लगने वाला 
अरुचिकर, उकताहट पैदा करने वाला । 

अरुज (वि०) [ न० त० |] रोगमुकत, स्वस्थ, नीरोग । 

अरुज (वि०) [ न० त० | स्वस्थ, नीरोग | _ 

अरुण (वि०) (स्त्री-णा,-णी) [ऋ--उनन्‌ ] !. अधरक्‍्त 
या कुछ २ लाल, भूरा, पिगल, लाल, गुलाबी (सांध्य- 
लालिमा के विपरीत प्रभातकालीन सूर्य का रंग) 
“नयनान्यरुणानि घृर्णयबनू---कु० ४। १२, 2. विस्मित, 


( 


व्याकुल 3. मूक-णः . लाल रंग, उषा का रंग या प्रातः: 
कालीन संव्यालोक, 2. सूर्य का सारथि--मूर्तं ऊषा, 
--आविष्कृतारुण प्‌ रसरःएकतो5के:--श ० ४। १, ७|४ 
विभावरी यद्यरणाय कल्पते--कु० ५४४, रघु० 
५|७१, 3. सूर्यं-रागेण बालारुणकोमलेन कु० ३।३०, 
संसज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्न:--रघु० ५।६९,-णसम्‌ 
छाल रंग, 2. सोना 3, केसर | सम ०--अग्रज: 
गरुड,---अनज:,-अव रज: अरुण का छोटा भाई, गछुड़, 
“अचिस (पंं०) सूर्य--आत्मजः . अहृण का पत्र 
जटाय, 2. शनि, सार्वाण मन, कर्ण, सुग्रीव, यम और 
अश्विनीकुमार (जा) यमुना, तप्ती,-ईक्षण (वि०) 
लाल आँखों वाला--उदयः दिन निकलना, उषा, 
5-चतल्नो घटिका प्रातररुणोदय उच्यते,-उपल: लाल, 
कफसलम्‌ लाल कमल,--ज्योतिस्‌ (पूं०) शिव,--प्रियः 
लाल फूल या कमलों का प्यारा, सूर्य (-या) 4. सूय 
पत्नी 2. छाया,-लोचन (वि०) लाल आंखों वाला (-न:) 
कवृतर,--सारथिः जिसका सारथि अरुण हूं, सूर्य । 


अररुणित, अरुणीकृत (वि०) [अरुण-- क्विप्‌ (ना० धा०)-- 
क्त, अरुण -- च्वि-- क्ृ--त ईत्वम] लाल किया हुआ, 
लालरंग में रंगा हुआ, पिगलर रंग का किया हुआ 
स्तनाऊु रागारुणिताच्च कन्दकातू--कु० ५१११ | 

अरुन्तुद (वि०)|अरुंषि मर्माणि तुदति-इति-अरुस -- तुद+- 
सश मम च। मर्मस्थानों को छंदने वाला, घायल करने 
वाला, पीडाजनक, तीक्ष्ण, मर्मवेधी-अरुन्तुदर्सिवालान- 
मनिर्वाणस्य दन्तिन:--रघु० १।७१, कि० १४।५५, 
2, तीक्ष्ण, उग्र कटस्वभाव । 

अरुन्धती | न रुन्धती प्रतिरोधकारिणी | 4. वशिष्ट की 
पत्नी--अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हृविभुजम्‌ -- 
रघु० १॥५६, 2. प्रभाव कालीन तारा, वशिष्ठ की 
पत्नी, सप्तषिमंडल का एक तारा (पुराणों के अनुसार 
वहश्िष्ठ सप्तर्षियों में एक हैँ तथा अरुन्धती उनकी 
पत्नी। अरुन्धदी, कर्दम प्रजापति को (देवहृति से 
उत्पन्न) ९ पृत्रियों में से एक थी । वह दाम्पत्य-महत्ता 
का सर्वेश्नेष्ठ नमूना है, भार्योचित भक्ति के कारण 
विवाह संस्कारों म॑ वर के द्वारा उसका आवाहन किया 
जाता हूँ। स्त्री होते हुए भी उसको वही सम्मान 
दिया गया हूँ, जो सप्तषियों की तु० कि० ६।१२, 
अपने पति को भांति वह भी रघवंश के अपने निजी 
विभाग की निदेंशिका और नियंत्रिका रही, राम से 
परित्यक्त सीता का निर्दशन देवदूत के रूप में उसी ने 
किया । कहते हूं कि जिनका मरण-काल्‍हू निकट हो, 
उन्हें अरंघती तारा दिखलाई नहीं देता -हि० 
११७६) । सम०-जानि:,-नाथ:-पतिः वशिष्ठ, सप्त- 
पिमंडल का एक तारा,-दशननन्‍्यायः दे० 'न्‍्याय के 
नीचे । 


९२ 


) 


अरुष-ष्ट (वि०) [न० त० | अक्रद्ध, शान्त । 

अरुष (वि०) [न० त०] |. अक्द्ध, 2. चमकोला, उज्ज्वल | 

अरुस (वि०) [ऋ--उसि] घायल, चोट खाया हुआ 
(पु-रः) 4. आक का पौोघा, मदार 2. ला>ऊ 
खदिर,--(नपु ०) . ममेस्थल, घाव, तब्रण (पं० भी) । 
सम०--कर (वि०) क्षतविक्षत करते वाला, घायल 
करने वाला । 

अरूप (वि०) [न० ब०] . रूप रहित, आकार शून्य 
2. कुरूप, विरूप 3. विषम, असम,-पम्त . एक बरी या 
भद्दी आकृति 2. सांख्यों का प्रधान तथा वेदान्तियों 
का ब्रह्म /। सम०--हाये (वि०) जो सौन्दर्य से 
आक्ृष्ट या वशीभूत न किया जा सके, अरूपहाये 
मदनस्य निग्नहात---कु० ५॥५३ । 


अरूपक (वि०) [न० ब०] बिना किसी आक्ृति या रूपक 
के, जो आलकारिक न हो, शाब्दिक । 

अरे (अव्य०) [ऋ--ए] एक संबोधनात्मक अव्यय--( क) 
छोटों को बुलाने के लिए--भआत्मा वा भरे द्ृष्टब्य: 
श्रोतव्य-, न वा अरे पत्यः कामायास्या: पतिः प्रियो 
भवति - शत० (यज्ञवलक्य ने अपनी पत्नी मैँत्रेयी 
से कहा ) (ख) क्रोधावेञश में--अरे महाराजं प्रति कुतः 
क्षत्रिया:-उत्त र ० ४ (ग) ईर्ष्या प्रकट करने के लिए । 

अरेपस (वि०) [न० ब०] . निष्पाप, निष्कलंक 2. निर्मल 
पवित्र ॥ 

अरे रे (अव्य०) [भरे-अरे इति वीप्सायां द्वित्वम्‌) विस्म- 
यादि बोधक अव्यय (क) क्रोध पूवंक बुलाना 
--अरे रे दुर्योधनप्रमुखला: कुरुबलसेनाप्र भव:--बवेणी ० 
३, अरे रे वाचाठ-त ० (ख ) अपने से छोटों को संबोधित 
करना या धणापूर्वक बुलाना--अरे रे राधागर्भभारभ त 
सतापसद-त ० । 

अरोक ( वि०) [ न० ब० ] कान्तिहीन, मलिन,घुृंधला । 

अरोग (वि०) [ न० ब० ] रोग्मक्त, नीरोग, स्वस्थ 
अच्छा,---अरोगाः स्बसिद्धाथश्चितुवंषशतायुष:-- 
सश्र ०.--ग: अच्छा स्वास्थ्य --न नाममात्रण करोत्य- 
रोगम्‌ू--हि ० १।१६७ | 

अरोगिन, अरोग्य (थवि०) [ न० ब० | नीरोग, स्वस्थ । 

अरोचक ( वि०) [स्त्री०--चिका |] [ न० त०] 4. जो 
चमकोला न हो 2. भूख मंद करते वाला,-कः भूख - 
का कम लगना, अरुचिकर, जगप्सा । 

अक (चु० प०) . गर्म करना 2. स्तुति करना । 

अकः [अक #+घज -कृत्वम ] 4. प्रकाशकिरण, विजली की 
चमक 2. सूर्य,---आधिष्कृता रुणपुरःस र: एकतो5क:-- 
शु० ४। १, 3. अग्नि 4. स्फटिक 5. तांबा 6. रविवार 
7. आक का पौधा, मदार--अकंस्योपरि शिथिल च्यत- 
मिव नवमल्लिकाकुसमम--श० २॥९ यमाकश्षित्य न 
विश्राम क्षुघार्ता यान्ति सेवका:, सो5कवन्नुपति स्त्याज्य 


( 


सदापृष्पफलोषपि सनत्‌--पंच० १।५१ ट्न्द्र, 9, 
आहार 0 बारह को संख्या। सम०--अद्मन (पं० ) 
-उपलः सूयकान्तमणि,-आह्ठः मदार, आक,-इन्दुस 
ज्भूम: सूये और चन्द्रमा का संयोग,(दर्श, या अमावस्या) 
--कान्‍्ता सूर्यपत्नी,--चन्दन: एक प्रकार का रकत- 
चन्दन,--जः कण को उपाधि, यम, सुग्रीव (--जौ) 
स्वर्ग के वैद्य अश्विनीकुमार,--तनयः 'सूर्य पुत्र कर्ण 
का विशेषण, यम और शनि दे० 'अरुणात्मज' (-या) 
यमुना और ताप्ती नदियाँ,--त्विष (स्त्री०) सूर्य 
_ की ज्योति,--दिनम,--वासरः रविवार,-- नन्दन:, 
-- पुत्रः---सुतः,--सुनः शनि, कर्ण और यम के नाम 
” बन्धुः,--बान्धवः ,कमल ( सूर्य-फकमल ),--मण्डलम 
सर्यमंडल,---विवाहः मदार से विवाह (तीसरा विवाह 
करने वाले पुरुष के लिए पहले मदार से विवाह करने 
का विधान किया गया हैं, ताकि तीसरी पत्नी चौथी 
हो जाय) ; --चतुर्था दिविवाहार्थ तृतीये5क्क समुद्वहेत्‌ -- 
काइयप० । 
| अर्ज +- कलूच्‌ न्यडकत्वादि कृत्वं-- 
तारा० ) अगड़ी, किल्‍ली या मसल 
(यह दरवाजे को बन्द करके रोकने के 
लिए लकड़ी के बने यन्त्र हैं) ब्योंडा, सिटकिनी, आगल 
--पुरागलादीघभुजो वुभोज-- रघु० १८४, १६।६ 
अनायतागेलम्‌ --मुच्छ ० २, सस भ्रमेन्द्र द्रतपातितागला 
निमीलिताक्षीव भिया5्मरावतती--शि० १, आलं० 
से यह शब्द बाधा, रोक या अवरोध के अर्थ में वहुघा 
प्रयुक्त होता हँ--ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सागेल- 
मात्मत:--रधु ० १७९, वाधित--वार्यगेंलाभ कु इवब 
प्रवत्तँ:---५।४५, कंठे केवलूमर्गलेव निहिता जीवस्य 
निर्गेच्छत:-काव्य ० ८, दे० “अनर्गल' भी, 2. तरंग 
वा झाल । 
अगेलिका [ अगेला-+-कन्‌+-टाप्‌ इत्वम्‌ ] छोटी आगल, 
छोटो चटखनी । 
अर (म्वा० पर०) [ अधेति, अधित ] मल्यवान होना 
मल्य रखना, मलय ऊगना,--परीक्षका यत्र न सन्ति 
देश ताघेन्ति रत्नानि समद्रजानि--सुमाषि० । 


अघें: [ अध६घऊ | | १. मूल्य, क़ीमत--कुर्य र्घ॑यथा- 
पण्यं--मनु ० ८।३९८ याज्ञ ० २२५१, कृत्स्याः स्य 
कुपरीक्षका हि मणयो यैरघंत: पातिता:-भतं ० २।१५, 
वास्तविक मूल्य से घटी हुई, अवम्‌ल्यित, इसी प्रकार अनघं 
अमूल्य, महाध मूल्यवान्‌ 2. पुजा की सामगी, देवताओं 
या सम्मान्य व्यक्तियों को सादर आहुति या उपहार, 
--कुटजकुसुमे: कल्पितार्धाथ तस्मैं--मेघ० ४ (इस 
आहुति का सामान निम्नांकित हैं :--आप: क्षीरं 
कुशाग्रं च दधि सपि: सतण्डलम्‌ । यवः सिद्धार्थकरचेव 
अष्टाड्रोष्चं: प्रकीतित:। दे० “अध्य नीचे । सम० 


अग्रेल:---लम्‌ 
अर्गेला--ली 


९४ ) 


-अहू (वि०) सामान्य उपहार के योग्य,---बलाबलम्‌ 
मूल्य को दर, उचित मल्य, मलयों में घटत बढ़त, 
-संड्खू्यानम्‌,-- संस्थापनम्‌ मूल्यांकन, वस्तुओं का 
मूल्यनिर्धारण करना, कुर्वीत चेषां (वर्णिजाम्‌ ) प्रत्यक्ष 
घर्संस्थापनं नुप:--मनु ० ८।४०२ । 

अर्घोज्ञ: ( पूं०) शिव । 

अध्य (वि०) [अर्ध--यत्‌ अधमहुँति] . मूल्यवान्‌, अनध्यें- 
अनमोल दे० श० के नी० 2. सम्माननीय --तानर्घ्या- 
नध्यं मादाय द्रात्प्रत्युययां गिरि:--कु० ६५०, शि० 
१।१४,--घ्येम किसी देवता या सम्मान्य व्यक्ति को 
सादर आहति या उपहार,---अध्येमस्मे --विक्रम० ५, 
ददतु तरवः पृष्पेरध्य॑ फलश्च मधश्चत:--उत्तार ० 
३।२४, अध्यमध्येमिति वादितं नुपम--रघु ० ११।६९, 
कु० १-५८, ६।५० । 

अर्च (म्वा० उभ० ) [ अचंति-ते, आचित ] . (क) पूजा 
करना, अभिवादन करना, सत्कार करता--रघु० 
१६, ९०; २।२१, ४॥८४, १२।८९, मनु० ३॥९३ 
--आर्चीद द्विजातीन्‌ परमा्थविन्दानू--भट्टि ० १।१५, 
१४॥६२, १७।५ (ख ) सम्मान करना अर्थात्‌ अलंकृत 
करना, सजाना--उत्तर ० २॥९, 2. स्तुति करना. 
(वेद ०), (चु० पर० या प्रेर० ) सम्मान करना, अलँ- 
कृत करना, पूजा करना-स्वंगौं कसामचितमर्च॑यित्वा 
-कु० १।५९, अभि--,समधि ---. पूजा करना, अल- 
कृत करना, सम्मान करना,--आशीभि रम्यच्य॑तत 
क्षितीन्द्रं-भट्टि ० १।२४, भग० १८।४६ प्र--. स्तुति 
करना, स्तुतिगान करता 2. सम्मान करना, पूजा 
करना,--भावचु रच्या जगदचेनीयम्‌ू--भट्टि ० २।२० । 

अचेंक (वि०) [ अच +ण्वुल ] पूजा करने वाला, आरा- 
धना करने वाला, ---कः पूजक >गुरुदेवद्विजाचे क:-- 


मन ० ११।२२५ । 
अर्चन (वि०) [अच -+ल्युद्‌ ] पूजा करने वाला, स्तुति 
करने वाला, --नम्‌, ता पूजा, अपने से बड़ों का 


और देवों का आदर व सम्मान । 

अचंनीय, अच्य॑ (स० कृ०) [ अच --अनीय, ण्यत्‌ वा | 
पृजा या आराधना करने के योग्य, सम्मातनीय, आदर- 
णीय --रघृ० २।१०, भट्टि० ६।७० । 

अर्चा [ अर्च +-अरू--टाप्‌ ]. पूजा, आराधना 2. वह 
प्रतिमा या म॒ृति जिसकी पूजा की जाय--मौयये हिरण्या- 
थिभ्मिरर्चा: प्रकल्पिता:--महा ० । 

अचिः (स्त्री०) [अर्च +-इन्‌ ] किरण, (आग को) 
ज्वाला या ( प्रात:-कालोन या सांध्य ) ज्योति,-आसीदा- 
सनन्‍ननिर्वाणप्रदीपाचिरिवोषसि--रघु ० १ २। १, नेशस्या- 
चिहुंतभुज इव छिन्नभूयिष्ठधूमा--विक्रम ० । 

अचिष्मत (वि०) [ अचिस-+-मतुप्‌ | लूपटवा ला, उज्ज्वल 
चमकदार-विक्रम० ३।२, (पुं०) 4. अग्नि, 2. सूथ । 


( 


अखिस (न०) [( ) [ अचे -/- इसि ]. प्रकाशकिरण, 
लौ,--प्रदक्षिणाचिहंधि राददे---रघु० ३। १४, 2. प्रकाश 
चमक,--प्रश माद चिधाम्‌--कु ० २।२०, रत्न ० ४।१६ 
(स्त्री० भी), (१०) . प्रकाशकिरण 2. अग्नि । 


अर्ज (म्वा० पर०) [ अर्जति, अजित ] . उपाज॑न करना, 
उपलब्ध करना, प्राप्त करना, कमाना --प्रायः प्रेर० 
इस अर्थ मं--पित्द्रव्या विरोधेन यदन्यत्स्वयमजितम--- 
या० २।११८, 2. ग्रहण करना--आनर्ज ने भजो5स्त्राणि 
भट्टि० १४७४, (चु० पर०--या प्रेर०) उपार्जन 
करना, अधिकार म॑ करना, प्राप्त करना -स्वयमर्जित, 
स्वाजित, अपने आप कमाया हुआ। उप-- प्राप्त 
करना या उपाजन करना । 

अर्जेक (वि०) [ स्त्री०--जिका ] [ अज +ण्व॒ल ] उपा- 
जेन करने वाला, अधिकार में करने वाला, प्राप्त 
करने वाला । 

अजनम [ अर्ज -ल्युद्‌ | प्राप्त करना, अधिग्रहण करना 
--अर्थानामजन दुःखम्‌--पंच० १।१६३, अज॑ंयित- 
व्यापारोडजनम--दाय ० । 


अजून (वि०) [ स्त्री० --ना, -नी | | अजे-- उनन 
णिलक च | . सफंद, चमकोला, उज्ज्वल, दिन जैसा 
रंगीन,-पिश छमोज्जीयजमज नच्छविम--शि० १६, 
. मपहला,--नः . रवेतरंग 2. मोर 3. गणकारी छार 
वाला अजुन नामक वक्ष 4. इन्द्र द्वारा कुन्ती से 
उत्पन्न तृतीय पांडव (इसीलिए इसे 'एन्द्रि भी कहते 
) [अपने कार्यों में पवित्र और विद्वृद्ध होने के 
कारण---वह अर्जन कहलाया। द्रोणाचार्य से उसने 
शस्त्रास्त्र की शिक्षा ली, अजुन द्रोण का प्रिय शिष्य 
था। अपने शस्त्र-कौशल के द्वारा ही उसने स्वयंवर 
में द्ोपपी को जीता। अनिच्छापर्वक किसी नियम 
का उल्लंघन हो जाने के कारण उसने अल्पकालिक 
निर्वासन ग्रहण क्रिया तथा इसी बीच परशराम से 
शस्त्रविज्ञान का अध्ययन किया। उसने नागराजकुमारी 
उलपी से विवाह किया--जिससे दरावत्‌ नामक पृत्र 
पेदाहुआ। उसके परचात्‌ उसने मणिपुर के महा- 
राज की कन्या चित्रांगदा से विवाह किया--इससे 
बश्रवाहत का जन्म हुआ। इसी निर्वासन-काल 
में वह द्वारका गया ओर वहाँ कृष्ण के परामर्शानसार 
सुभद्रा से विवाह करने में सफलता-प्राप्त-कीण 
सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। उसके पदरचात्‌ 
उसने खांडव-वन को जलाने में अग्नि की सहायता 
की जिससे कि उसने गांडीव' घनुष प्राप्त किया । 
जब उसके ज्येष्ठ श्राता धर्मराज ने जए में राज्य खो 
दिया और पांचों भाई निर्वांसित कर दिए गए तो वह 
देवताओं का अनुरंजन करने के लिए हिमालय पवंत 
पर गया जिससे कि कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में 


) 


उपयोग करने के लिए उनसे दिव्य झत्त्रास्त्र प्राप्त 
कर सके । वहाँ उसने किरातवेषधारी शिव से यद्ध 
किया, परन्तु जब उसे अपने विपक्षी के वास्तक्कि 
चरित्र का ज्ञान हुआ तो उसने उनकी पूजा की, शिव 
ने भी प्रसन्‍न होकर अर्जन को पाशपतास्त्र दिये। 
इन्द्र, वरुण, यम और कुबंर ने भी अपनं-अपने अस्त्र 
उसे उपहारस्वरूप दिए। अपने निर्वासनकारू के 
तेरहवें वर्ष में पांडव राजा विराट की नौकरी करने 
लगे--अर्जुन कंचुकी के रूप में नृत्यगान का शिक्षक 
बना । कौरवों के साथ महायद्ध में अर्जन ने अदभत 
शौर्य का परिचय दिया । उसने कृष्ण की सहायता 
प्राप्त की, उसे अपना सारथि बनाया । जिस समय 
युद्ध के पहले ही दिन अर्जन ने अपने बंधु-बांधवों के 
विरुद्ध पनृष उठाने में संकोच किया--उस समय 
श्रीकृष्ण ने अर्जन को 'भगवद-गीता' का उपदेश 
दिया । उस महाभारत के यद्ध में अर्जन ने कौरव 
सेना के जयद्रथ, भीष्म तथा कर्ण आदि अनेक दुर्दान्त 
योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। जिस समय 
यृधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्यसिहासन पर आसीन 
हुआ--तो उसने अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प 
किया--फलत:ः अर्जन की संरक्षकता में एक घोड़ा 
छोड़ा गया । अजन न अनेक राजाओं से यद्ध किया 
तथा अनेक नगर और देशों में घोड़े का अनसरण 
किया । मणिपुर पहुँचने पर उसे अपने ही पत्र 
बश्जुवाहन से युद्ध करना पड़ा। फलत: अर्जुन, जब 
इस प्रकार बश्रवाहन से लड़ता हुआ यद्ध में मारा 
गया तो अपनी पत्नी उलपी द्वारा दिये गए जादू-तन्त्र से 
वह पुनर्जीवित किया गया । उसने इस प्रकार सारे 
भारतवर्ष में भ्रमण किया । जब नाना प्रकार की 
भेंट, उपहार तथा अपहृत संपत्तियों के साथ वह 
हस्तिनापुर वापिस आया---तो उस समय अश्वमेघ यज्ञ 
किया गया । उसके पदरचात कृष्ण ने उसे द्वारका में 
बलाया--और जब पारस्परिक गृह-यद्ध में यादवों का 
अंत हो गया तो अजन ने वसुदेव और क्ृष्ण की 
अन्त्येष्टि-क्रिया को। इसके बाद शीघ्र ही पांडवों 
ने अभिमन्य के एक मात्र पत्र परीक्षित को हस्तिनापुर 
की राजगददी पर बथिठा दिया तथा स्वयं स्वर्ग की 
यात्रा को चल दिये। पाँचों पांडवों में अर्जन सबसे 
अधिक पराक्रमी, उदार, गंभीर, सुंदर और उच्च 
विचारों का मनृष्य था--अपने सब भाइयों में वही 
प्रमुख व्यक्ति था |] 5. कातंवीयं--जिसे परशुराम ने 
मौत के घाट उतारा था --दे ० कातंवीयं, 6. अपनी 
माता का एक मात्र पुत्र, नी . दूती, कुठनी 2. 
गौ 3. एक नदी जिसे 'करतोया' कहते हें, नम 


घास | सम०-उपम्त: सागवान का वक्ष, -छवि(वि०) 


( 


उज्ज्वल, उज्ज्वल रंग वाला, -ध्वज: श्वेत-ध्वजा 
वाला, हनमान । 
अणें; [ऋ--न ] !. सागवान का वक्ष 2. (वर्णमाला का) 
एक अक्षर । 
अरण वः [अर्णांसि सन्ति वस्मितू--अर्णंस + व, सलोपः | 
(फेनयक्त) समुद्र, सागर (आलं० भी) शोक शोक 
का समुद्र, इसी प्रकार चिता , जन जनसम॒द्र, संसारा- 
णेवलंघन--भतं ० ३३१० । सम०--अन्‍्तः सागर को 
सीमा,--उज्भूवः चन्द्रमा (-वा) लक्ष्मी, (-वम) 
अमत,--पीत:,--यानम्‌ किशती या जहाज,--मंदिर 
4. सागर वासी वरुण, जलों का स्वामी 2. विष्ण । 
अणस (नपु०) [कऋ्र+असुन्‌ नुट च] जल। सम०-द 
बादल,---भवः शंख । 
अणस्वत्‌ (व०) [अर्णंस-+-मतुप] बहुत अधिक पानी 
रखने वाला, (पृ०) सागर । 
अतनम्‌ [ऋत्‌-- ल्यूट | निन्‍दा, फटकार, अपशब्द या गाली । 
अति: (स्त्री०) [अद-क्तिन्‌] . पीडा, शोक, दःख-- 
शिरो$ति: सिर-दर्द 2. घनुष का किनारा । 
अतिका [ऋत्‌-प्वुल ] बडी बहन (नाटय साहित्य में) । 
अर्थ (चु० आ०) ([अर्थयते, अथित] ॥. प्रार्थना करना, 
याचना करना, गिड़गिड़ाना, मांगन।, अनुरोध करना, 
दीन भाव से मांगता ( द्विकमंक ) -त्वामिममर्थमर्थ यते -- 
दश० ७१, तमभिक्रम्य सर्वेज्य वयं चार्थामहे वसु- 
महा ०, प्रहस्तमथयांचक्र योद्धम्‌ भट्टिण १४९९, 2. 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना, चाहता, इच्छा करना, 
अभि--मांगना, गिड़गिड़ाना, प्राथेना करता--इमं 
सारज्ू प्रियात्रवृत्तिनिमित्तमम्यर्थये--विक्रम ० ४, 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाम्थथितों ददौ--रघु०» 
४३८, अभिप्र--(. मांगना, प्रार्थना करना 2. चाहना, 
प्र---], मांगना, प्रार्थना करना, याचना, प्राथना 
-तेन भवन्तं प्रार्थथते-श ० २, 2. चाहना, आवश्यकता 
होना, इच्छा करना, प्रबल अभिलाष रखना,--अहो 
विध्नवत्य: प्राथितार्थॉंसिद्धध:--श० ३, स्वगंति प्रार्थ- 
पन्‍ते--भग० ९॥२०, भद्गि "० ७।४८, रघु० ७।५०, 
६४, 3. ढूं ढ़ना, तलाश करना, खोज करना,--प्रार्थ- 
यबच्व॑ तथा सीताम--भट्टि० ७४८, 4. आक्रमण 
करना, टूट पड़ना-असौ अश्वानीकेन यवनानां प्रायित 
“-मालवि० ५, दुजं यो लवणः शूली विशूलः प्राथ्यंता- 
मिति--रघु ० - १५।५४ ९।५६, प्रति--. (यद्ध के 
लिए ) ललकारना, मकावला क रना, शत्रवत्‌ व्यवहार 
करना--एते सीताइह: संडरूये प्रत्यक्यत राघवम्‌-- 
भट्टि० ६६२५, 2. किसी को शत्रु बनाना, सम्‌-- 
4. विर्वास करना, सोचता, खयाल रखना, चितन 
करना--समर्थ ये यत्प्रथमं प्रियां प्रति--विक्रम ०४।३ ९, 
मया न साथ समथितम्‌--विक्रम० २, अनुपयुक्त- 


ही 


) 


मिवात्मानं समर्थथं--श० ७, 2. समर्थन करना, सहा- 
पता करना, प्रमाणद्वारा सिद्ध करना--उक्तमेवार्थम- 
दाहरणन समयथयति, समप्रि---,संप्र--याचना करना, 
प्रार्थना करना आदि । 


4: [ ऋ-"+-थन ] !. आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अभिलाष, इच्छा--ज्ञातार्थों ज्ञानसंबन्ध: श्रोत्‌ श्रोत। 
प्रव्तते, सिद्ध 'परिपंथी--म्‌ द्रा ० ५, समास के उत्तर 
पद के रूप में प्रायः इसी अर्थ म॑ प्रयुक्त होता तथा 
निम्नांकित अर्थों में अनूदित किया जाता हैँ :--के 
लिए' 'के निमित्त' की खातिर 'के कारण' 'के बदले 
में; संज्ञाओं को विशेषित करने के लिए बविशेषण के 
रूप में भी प्रयकक्‍त होता हँ--सन्तानार्थाव विघये-- 
रघु० १३४ ता देवतापित्रतिथिक्रियार्था ( घनम्‌ ) 
२।१६, हिजार्था यवाग:ः सिद्धा०, यज्ञाथांत्कमंणी 
प्यत्र--भमंग ० ३॥९; क्रिया विशेषण के रूप मे भी यह 
इसी अथ म॑ प्रयक्‍त होता हु यथा--अथम्‌, अजय या 
अर्थाय; किमथेंम--किस प्रयोजन के लिए, वेलोप- 
लक्षणाथम---श ० ४, तद्दशनादभच्छम्मोभमयान्दाराथ: 
मादर:--कु० ६।१३, गवा् ब्राह्मणाथ च--पंच० 
१।४२०, मर्दर्थ त्यक्तजीथिता:--भग० १।९, प्रत्या- 
ख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवता:---नल० १३।१९, 
ऋतपर्णसथ चार्थाय-- २३।९५) 2. कारण, प्रयोजन, 
हेत, साघन--अलप्तरच मुनेः क्रियार्थ:--रघु० २।५५, 
साधन या हेतु 3. अभिप्राय, तात्पयं, साथंकता,' 
आशय--अथ तौन प्रकार का हैँ :--वाक््य ( अभि- 


व्यक्त ),- ( संकेतित या गौण ) और व्यंग्य 
(ध्वनित ) --तददोषो छाब्दाथौ --काव्य ० १, अर्थों 


वाक््यश्च लक्ष्यर्च व्यकग्यश्चेति त्रिधामत:--सा० द० 
२, 4. वस्तु या विषय, पदार्थ, सारांश--अर्थो हि 
कन्या परकीय एव-श० '४।२१, जो ज्ञानेन्द्रियों के 
द्वारा जाना जा सके, ज्ञानन्द्रिय की वस्तु; इंद्रिय--- 
हि० १।१४६, कु० ७।७१ इन्द्रियेम्यः पराह्मयर्थो अथ- 
म्यदव परं मनः--कठ ० (ज्ञानन्द्रियों के विषय पाँच 
हें--रूप, रस, गंघ, स्पश और शब्द) 5. (क) 
मामला, व्यापार, बात, का्य,-प्राक प्रतिपन्नोध्यमर्थो- 
5ज्थराजाय--वेणी ० ३, अथर्ज्यमर्थान्तरभाव्य एव-- 
क्‌० ३।१८, अर्थोष्थनिबन्धी--दश, ६७, सडगीताथ्थ:- 
मेघ० ५६, गायन-व्यापार अर्थात्‌ समवेत गान (गाय- 
नोपकरण ), सन्देशार्था:--मेघ० ५, संदेश को बातें 
अर्थात्‌ सदेश (ख) हित, इच्छा (स्वार्थसाघनतत्पर:- 
मन ० ४॥१९६; द्वयमेवार्थशाघनम--रघु० ११९, 

दल १।७२, सर्वार्थचिन्तक:-मन ० ७।१२१, माल- 
वकायां न में कश्चिदर्थ:--मालरूवि » न 32 ग) विषय- 
सामग्री, विषय-सूची --त्वामवगतार्थ करिष्यति-मुद्रा० 
(मैं आपको विषय-सामग्री से परिचित कराऊगा) 


( 


तेन हि अस्य गहीतार्था भवामि--विक्रम ० २, (यदि 
ऐसी बात हैँ तो मुझे इस विषय की जानकारी होनी 
चाहिए), 6. दोलत, धन, सम्पत्ति, रुपया--त्यागाय 
संभतार्थानाम--रघ्‌ ० १७, धिगर्था: कष्टसंश्रया:-- 
पंच० १।१६३, 7. धन या सांसारिक एंश्वर्य का 
प्राप्त करना, जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक-- 
अन्य तीन हैं :--धमं, कार्म और मोक्ष; अर्थ, काम 
ओर धर्म मिलकर प्रसिद्ध त्रिक बनता हैँ, तु० कु० 
५३३८,--अप्यथंकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिण:--- 
रघु० ११२५, 8. (क) उपयोग, हित, लाभ, भलाई 

--तथा हि सव॑ तस्यासन परार्थकफला गणा:---रघ ० 
१।२९, यावानथ उदपान सवतः संप्लतोदके--भग ० 
२।४६, दे० व्यथ और निरर्थक भी (ख) उपयोग 
आवश्यकता, जरूरत, प्रयोजन--करण० के साथ 
--की<थ:ः पुत्रेण जातेत--पंच० १ (उस पुत्र के पैदा 
होने से क्या लाभ ?) कदच तेनार्थ:--दश० ५९, 
को5थ स्ति रह्चां गृण:---पंच० २॥३३, क्र व्यक्ति गणों 
को क्‍या परवाह करते हूँ ? भर्तें० २।४८ ; -योग्येनार्थ 
केस्य न स्याज्जनन--शि० १८।६६, नेव तस्य क्ते- 
नार्थो नाकृतेनेह कश्चन--भग० ३॥।१८, 9. मांगना, 
याचना, प्राथना, दावा, याचिका ॥0. कार्यवाही, 
अभियोग (विधि०) 44 वस्तुस्थिति, याथार्थ्यं, जैसा 
कि यथा्थ, और अथंतः में-- तत्त्वविद 2, रीति 
प्रकार, तरीका 43. रोक, दूर रखना--मशकार्थों 
घमः, प्रतिषंध,, उनन्‍्मलन व4. विष्ण। सम० 
““अधिकारः रुपये-पंसे का कार्यभार, कोषाध्यक्ष का 
पद०, “रे न नियोक्तव्यौ--हि० २,--अधिकारिन 
(पुं०) कोषाध्यक्ष,--अन्तरम्‌ . अन्य अभिप्राय या 
भिन्‍न अथ 2. दूसरा कारण या प्रयोजन--अर्थोष्यम- 
थान्तरभाव्य एव--कु० ३॥१८ 3. एक नई बात या 
परिस्थिति, नया मामरा 4. विरोधी या विपरीत अर्थ, 
अर्थ में भेद, 'न्‍्यासः एक अलंकार जिसमें सामान्य से 
विशेष या विशेष से सामान्य का समर्थन होता हैं, 
यह एक प्रकार का विशेष से सामान्य अनमान हैं 
अथवा इसके विपरीत--उक्तिरर्थान्तरन्यास: स्यात 
सामान्यविशेषयो: । (१) हनमानब्धिमतरद दृष्करं 
कि महात्मनाम्‌ । (२) गणवद्वस्तुसंसर्गाद्याति नीचो 
5पि गौरवम्‌, पुष्पमालानुषद्भण सूत्र शिरसि धार्यते ॥ 
कुवबल ०, तु० काव्य ७० १० और सा० द० ७०९, 
--अन्वित (वि०) . घनवान्‌, दौलतमंद 2. सार्थक, 
-अथिन्‌ (वि०) जो अपना अभीष्ट सिद्ध करने के 
लिए या धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हैं, 
”-अलंकारः साहित्यशास्त्र में वह अलंकार जो या तो 
अथ पर निर्भर हो, या जिसका निर्णय अर्थ से 
किया जाय, शब्द से नहीं (विप० शब्दालंकार), 


१२ 


९७ 


) 


-“आगमः . धन की प्राप्ति, आय 2. किसी 
शब्द के अभिप्राय को बतलाना,--आपत्ति: (स्त्री०) 
. परिस्थितियों के आधार पर अनमान लरूगाना, अन- 
मानित वस्तु, फलिताथ, ज्ञान के पाँच साधनों में से 
एक अथवा (मीमांसकों के अनुसार) पाँच प्रमाणों में 
से एक, प्रतीयमान असंगति का समाधान करने के 
लिए यह एक प्रकार का अनमान हें, इसका प्रसिद्ध 
उदाहरण हे :--पीनो देवदत्त: दिवा न भडकते, यहाँ 
देवदत्त के 'मोटंपन और “दिन में न खाने की असंगति 
का समाधान “वह रात्रि को अवश्य खाता होगा 
अनुमान से किया जाता हैं; 2. एक अलंकार (कुछ 
साहित्यशास्त्रियों के अनूसार) जिसमें एक संबद्ध उक्ति 
से एसे अनुमान का सुझाव मिलता हैं जो प्रस्तुत 
विषय से कोई संबंध नहीं रखता--या इसके ठीक 
विपरीत है; यह कंमृतिकन्याय या दण्डापूपन्याय से 
मिलता जलता हें; उदा०-हारोडअ्यं हरिणाक्षीणां लठति 
स्तनमण्डले, मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिल्लूरा: । 
अमरु० १००, अभितप्तमयो5पि मादव॑ भजते केव कथा 
शरीरिषु--रघु० ८।४३,--उत्तप्पत्तिः (स्त्री०) धन 
प्राप्ति, इसी प्रकार उपाजनम्‌; --- उपक्षेपकः (नाटकों 
में) एक परिचयात्मक दृश्य-अर्थोपक्षेपकाः पंच--सा ० 
द० ३०८,--उपमा जो उपमा अर्थ पर निभेर रहे, 
शब्द पर नहीं दे० 'उपमा के नीचे--उष्मन (पुं०) 
घन को चमक या गर्मी -अर्थष्मणा विरहितः पुरुष 
स एव--भते ० २।४०,--ओघ:--राशिः कोष, धन का 
भंडार,--कर ((्त्री०-रो) (वि०) 4. धनी 
बनाने वाला 2. उपयोगी, लाभदायक,--काम (वि०) 
धन का इच्छुक, (--मौ-द्वि० व०) धन और चाह 
या सुख, रघु० १।२५,-- कच्छूुमू . कठिन बात 2 
आथिक कठिनाई-न मह्यदर्थकृच्छ घ-नीति ०--कृत्यम 
किसी कार्य का सम्पन्न करना--अभ्यपेता्थकत्या 
->मेघ० ३८,--गौरवम अथ की गहराई---भा रवे रथे- 
गौरवम्‌ं-उद्धूट ०, कि० २२७,--घ्न (वि०) (स्त्री० 
घ्नी) अतिव्ययी, अपव्ययी, फिजलखचे,--जात (बि०) 
अथ से परिपूर्ण (--तम्‌) १. वस्तुओं का संग्रह 2 
धन को बड़ी रकम, बड़ी सम्पत्ति,--तत्त्वम . 
वास्तविक सचाई, यथार्थता, 2. किसी वस्तु की वास्त- 
विक प्रकृति या कारण,--द (वि०) 7. धन देने 
वाला, 2. लाभदायक, उपयोगी 3. उदार,--दृषणम 
. अतिव्यय, अपव्यय 2. अन्यायपूर्वेक किसी की 
संपत्ति ले लेना, या किसी का उचित पावना न देना 
-दोषः (अथ की दृष्टि से) साहित्यिक त्रटि या दोष 
साहित्य-रचना के. चार दोषों में से एक--दूसरे तीन 
हैं :-पद दोष, पदांशदोष और वाक्य दोष, इनकी परि- 
भाषाओं के लिए दे० काव्य० ७,--निबंधन (वि०) 


( 


घन के ऊपर आश्नित,--निइचय:ः निर्घारण, निर्णय, 


--पति: “धन का स्वामी , राजा,-कि चि द्वि हस्यार्थपरति' 


बभाषे--रघु० १॥५९, २४६, ९३, १८।१, पंच ० 
१।७४, 2. कुबेर की उपाधि,--पर,--लुब्ध (वि०) 
| घन प्राप्त करन पर जूटा हुआ, छालची 2. कजूस,--- 
-प्रकृतिः (स्त्री ०) नाटक के महान उद्देश्य का प्रमख 
साधन या अवसर, (इन साधनों की संख्या पाँच हें, 

बीज बिन्दु: पताका च प्रकरी कार्यमेव च, अथ॑प्रकृतय 
पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि--सा० द० ३१७), 
-प्रयोगः ब्याजखो री, --बंधघ: शब्दों का यथाक्रम रखना 
रचना, पाठ, श्लोक, चरण--श ० ७।५ ललिताथबंघम 
विक्रम० २।१४,--बुद्धि (वि०) स्वार्थी,---बोध 
वास्तविक आशय का संकेत,--भेंदः अर्थों में भंद---अर्थ- 
भेदेन शब्दभेद:,--मात्रम,--त्रा सम्पत्ति, धन-दौलत, 
--युक्त (वि० ) सार्थक ,--लाभः घन की प्राप्ति,-लोभ: 
लालच ,-वबादः . किसी उद्देश्य की घोषणा, 2. निशच- 


यात्मक घोषणा, घोषणाधविषयक प्रकथन, ०याख्याप रक' 


टिप्पणी, किसी आशय की उक्ति या कथन, वाक्य 
(इसमें उचित अनुष्ठान के करन से उत्पन्न फलों का 
वर्णन करते हुए किसी विधि की अन॒शंसा की जाती 
है, साथ ही अपने पक्ष के समर्थन में ऐतिहासिक निद- 
शन देकर यह बतलाया जाता हे कि इसका उचित 
अनुष्ठान न करने से अनिष्ट फल मिलता हैं) 3 
प्रशंसा, स्तुति; -अथंवाद एष:, दोषं तु मे कंचित्कथय-- 
उत्तर० १,---विकल्प: । सचाई से इधर-उघर होना 
तथ्यों का तोड़-मरोड़, 2. अपलाप, वैकल्प्यम्‌ भी, 
“-वद्धिः (स्त्री०) घन-संचय,- -व्ययः धन का खच्चे 
करना, 'ज्ञ (वि० ) रुपय-पैसे. की बातों का जान- 
कार--शास्त्रम्‌ ! घन-विज्ञान (सावंजनिक अर्थशास्त्र) 
२. राजनी ति-विज्ञान, राजनीतिविषयक शास्त्र, राजनय 
-द० १२०, इह खल अर्थशास्त्रका रास्त्रिविधां सिद्धि- 
मपव्णयति --मद्रा ० रे व्यवहारिन  राजनी तिज्ञ 
3. व्यावहारिक जीवन का शास्त्र--झ्ौचम रुपय-पसे 
के मामले में ईमातदारी या खरापन--सर्वेषां चैंव 
शौचानामर्थशौतं॑ पर॑ स्मृतदम--मन्‌० ५॥१०६, 
--संस्थानम . धन का संचय 2. कोष, ---संवन्धः वाक्य 
या शब्द से अर्थ का संबंध, --सारः बहुत घत--पंच ० 
२।४२,--सिद्धि: (स्त्री० ) अभीष्ट सिद्धि, सफलता । 


अथतः (अव्य०) [अर्थन+॑ तसिल] . अर्थ या किसी 
विशेष उदूंश्य का उल्लेख करते हुए,--य च्चा थेतो गौ र- 
वम्‌--मा ० १।७, अर्थ की गहराई, 2. वस्तुत:, वास्तव 
मं, सचमच,--न नामतः केवलमर्थेतोषपि---शि ० ३।५६, 
3. घन के लिए, लाभ यातप्राप्तिके"लछिएज"/ऐश्क्य दि- 
नपेतमी श्वरभयं लोकोथंतः सेवते--म॒द्रा ० १।१४. 4, 
के कारण | 


९८ ) 


अयना [अथू-- यूच--टाप्‌] प्रार्थना, अनुरोध, नालिश, 
याविका--न० ५१११२। 

अयवत (वि०) [अथं+मतुप्‌]) !. धनवान्‌ 2. साथंक, 
अभिप्राय: या अथ से परिपृर्ण--अथंवान्‌ खल मे राज- 
शब्द:--श ० ५, 3. अर्थ रखने वाहा--अर्थंवद धातुर- 
प्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌--पा ० १।२।४५ 4. कसी प्रयो 
जन को सिद्ध करने वाला, सफल, उपयोगी । 

अथंदत्ता [अर्थ -- मतुप्‌ू-- तल-- टाप्‌] घन-दोौलत, सम्पत्ति । 

अर्थात (अव्य०) [अर्थ का अपा० का रूप] . सच बात 
तो यह हैँ कि, निस्सनन्‍्देह, वस्तुत:--मृषिकेण दण्डों 
भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितमपूपभक्षणमर्थादायात॑ 
भवति--सा ० द० १०, 2. परिस्थिति के अनूसार 
तथ्यानसार 3. कहने का भाव यह हूँ कि, नामों के 
जनुतार । 

अथिकः [अर्थयतते इत्यर्थी--कन्‌] . चिल्लाने वाला, चोकी- 
दार, 2. विशेषत: भाट जिसका कतंव्य दिन के 
विभिन्न निश्चित समयों की (जैसा कि जागते का, सोने 
का, या भोजन करने का) घोषणा करना है । 

अथित (भू० क० कृ०) [अथ--क्त॥] प्राथित, याचित, 
इच्छित---तम्‌ चाह, इच्छा, नालिश। 

अथिता-त्वम्‌ [अथिन्‌-- तल टाफपू, त्वल वा] . मांगना, 
प्राथंता करना, 2. चाह, इच्छा । 


अथिन (वि०) [अय--इनि] ।. प्राप्त करने की चेष्टा 
करने वाला, अभिलाषी, इच्छूक--करण० के साथ 
अथवा समास में--कोषदण्डा भ्याम --मद्रा० ५, को 
वर्धेन ममार्थी स्थात"महाठजर्थार्थी-- पंच ० १।४।९, 
2. अनरोध करने वाला, या किसी से कुछ मांगनेवाला 
(संब० के साथ )-अर्थी व ररुचिमं5स्तु-कथा ० 3मनोरथ 
रखने वाला, (पु०) . याचक, प्रार्थयिता, भिक्षुक 
दीन याचक, निवेदक, विवाहार्थी-यथा कामाचिता थिनां 
-7रंघु० १६, २६४, ५॥३१, ९।२७, कोर्ष्थी गतो 
गोरवम--पंच ० १।१४६, कच्यारत्वमयोनिजन्म भव- 
तामास्ते व्य॑ चाथिन:--महावी ० १।३०, 2. (विधि 
पे) वादी, अभियोक्‍ता, प्राभियोंजक,--स धर्मस्थसख 
शब्वदर्थिप्रत्यथिनां स्वयं, ददश संशयच्छेयान ब्यवहा- 
रानतन्द्रितः---रघु ० १७।३९, 3. सेवक अनुचर | सम० 
--भावः याचना, माँगना, प्राथना--मा० ९।३० 
--सात्‌ (क्रि० वि०) भिखारियों के अधिकार में करके 
>-विभज्य मेरुने यर्दाथिसात्कृत:--नं ० १।१६ । 

अर्थोय (वि०) [अर्थ+-छ] (. प्‌द॑निदिष्ट, अभिप्रेत, कष्ट 
उठाना भाग्य में. बदा था-शरीरं यात्तनार्थीयं -मन॒० 
१२।१६, 2. संबंध रखने वाला-कर्मचव तदर्थीय- 
भगस्रे 0 १७॥।२७ । 

अथ्यं (वि०) [अर्थ--ण्यत्‌] . जिससे सर्वप्रथम याचना 
की जाय, 2. योग्य, उचित 3. उपयृक्‍त, आशय से 


अधे 


( 


इधर उधर न होने वाला, सार्थक--स्तुत्यं स्तुतिभिर- 
ध्याभिरुषतस्थे सरस्वती--रघु० ४॥६, कु० २॥३, 4. 
धनी, दोलतमंद 5. समझदार, बुद्धिमान्‌,--श्यंम॒ गेरु। 


अद (म्वा० पर० ) [अदंति, अदित] ॥. दुःख देना, व्यथित 


फरना, प्रहार करना, चोट पहुँचाना, मारना--रक्ष: 
सहख्नाणि चतुर्देशार्दीत्‌--भट्टि० १२॥५६ दे० नीचे 
प्रेर०, 2. मांगना, प्राथंना करना, निवेदन करना 
“-निर्गलितांबुगर्भ शरदूघनं नादंति चातको5पि--रघु ० 
५।१७, (प्रेर० या चु० पर०) . (क) सताना, 
पीड़ित करना, दुःखाना--कामादित, कोप”", भय” 
आदि (ख) प्रहार करना, चोट पहुँचाता, घायल 
करना, वध करना--येनादिदत्‌ दैत्यपुरं पिनाकी--- 
भट्टि ० २४६, अति--अधिक सताना, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना-अत्यार्दीत्‌ वालिनः पुत्रम-भट्टि ० १५।११५, 
अभि -दुःखाना, सताना, पीड़ित करना । 


अर्देन (वि०) [ अद --ल्‍ल्युट | दुःखाने वाला, सतानेवाला, 


जम्‌ पीड़ा, कष्ट, चिन्ता, उत्तेजना, क्षोभ,--नम्‌, 
“ना 4. जाना, हिलना 2. पूछना, माँगना 3. वध 
करना, चोट पहुंचाना, पीड़ा देना । 


(वि०) [ ऋध्‌--णिच + अच्‌ ]) आधा, आधा भाग 
बनाने वाला,--धंम्‌,--ध: 4. आधा, आधा भाग 
-““सवनाशो समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डित:; गतमर्घ॑ 
दिवसस्थ--विक्रम ० २, यदर्घे विच्छिन्नं--श० १॥९, 
आधा-आधा बेंटा हुआ (अर्थ शब्द को लगभग सब 
संज्ञा व विशेषण शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है-- 
संज्ञा के साथ समास में प्रथमपद के रूप में इसका 
अर्थ है:--"'आधा' ”काय:--"-अर्धकायस्य, विशेषणों के 
साथ इसका अथ क्रियाविशेषशात्मक हैँ; “श्याम -- 
आधा काला, क्रमसूचक संख्याओं के साथ “संख्या का 
आधा अर्थ होता है, 'तृतीयम--दो और आधा 
तीसरा अर्थात्‌ अढ़ाई। सम०--अक्षि (नपुं०) 
अपाँगदृष्टि, आँख का झपकना--मच्छ० ८।४२, 
“अज्भम्‌ आधा शरोर,--अंशः, आधा भाग, आधा 
हिस्सा,--अंधशिनू (वि० ) आधे का हिस्सेदार, 
“-अध्धे;,--अर्धेम्‌ 4. आधे का आधा, चौथाई-चरोर- 
धर्विभागाभ्यां तामयोजयतामुभे--रघु० १०॥५६, 2. 
आधा ओर आधा,--अवभेदक: आधासीसी, आधे 
सिर की पीड़ा,--अवशेष (वि०) जिसके पास केवल 
आधा ही शेष बचे,--आसनम्‌ . आधा आसन 
“-अर्धासन॑ गोत्रभिदो5धितष्ठौ--रघु० ६।७३, मम हि 
दिवौकसां समक्षमर्घासनोपवेशितस्य---श ० ७ (आगं- 
तुक अतिथि को अपने ही आसन पर अर्धासन देना 
अत्यधिक सम्मान का चिह्न समझा जाता था) 2. 
सम्मानपूर्वक अंभिवादन करना 3. निन्‍्दा से मुक्ति 
इन्दु: 4. आधा चाँद, दूज का चाँद, 2. अंगली के 


) 


नाखून की अधंवर्तुलाकार छाप, बालेन्दु के आकार की 
नख-छाप--ने ० ६।२५, 3. बालचन्द्र के आकार के 
समान सिर वाला बाण (--अधंचन्द्र नी०), "मौलि 
शिव,--मेघ० ५६,--उकत (वि० ) आधा कहा 
हुआ,---रामभद्र इति अर्धोक्ते महाराज--उत्तर० १, 
उक्तिः (स्त्री०) भग्नवाणी, अन्‍्तर्बाधित वाणी, 
-“-उदयः . अधे चन्द्रमा का निकलना 2. आंशिक 
उदय, आसनम्‌ समाधि में बैठने का एक प्रकार का 
आसन,--ऊरुकम्‌ स्त्रियों के पहनने का अन्‍्तवंस्त्र, 
पेटीकोट,---क्ृत (वि०) आधा किया हुआ, अपूर्ण, 
ूखारम्‌,--रो एक प्रकार का माप, आधी खारी 
“गंगा कावेरी नदी, इसी प्रकार "जाहनवी,--गुच्छ: 
२४ लड़ियों का हार,--गोल: गोलाद्/,---चंद्र 
(वि०) बालेन्दु के आकार वाला, (-न्त्र:) ॥. 
आधा चन्द्रमा, बालेन्दु-सार्धचन्द्रं बिभति यः--कु० 
६।७५, 2. मोर की पूंछ पर अध॑वर्तुलाकार चिह्न, 
3. बालचन्द्र के आकार के सिरे वाला बाण---अध- 
चन्द्रमुखब णिश्चिच्छेद कदलीमुखम्‌--रघृ० १२॥९६, 
4. बालचन्द्र के आकार की नख-छाप 5. अध॑वृत्त के 
रूप में झुका हुआ हाथ, जो कि किसी वस्तु को पक- 
ड़ने के लिए मोड़ा गया हो. “द्रं दा --गर्दनिया देकर 
बाहर निकालना---दीयतामंतस्यामर्ध॑चन्द्र:--पंच० १, 
“ए-चन्द्राकार,--चन्द्राकृति (वि०) आधे चन्द्रमा 
के आकार वाला,--चोलक: अंगिया,-- दिनम्‌ 
“:दिवसः 4. आधा दिन, दिन का मध्यभाग, 2, १२ 
घण्टे का दित,--नाराचः बालचन्द्र के आकार का 
लोहे की नोक वाला बाण,--नारीश:,--न(रीइवरः: 
शिव का एक रूप (आधा पुरुष तथा आधी स्त्री | 
“-नावम्‌ आधी किस्ती,-- निद्षा मध्यरात्रि, आधी रात 
-“पंञ्चाशत्‌ (स्त्री०) पच्चीस,--पणः: आधे पण की 
माप, “पथस्‌ आधा मार्ग (--थे) मार्ग के मध्य में, 
“प्रहरः आधा पहरा, डेढ़ घण्टे का समय,-- भाग: 
आधा, आघा भाग या हिस्सा,--तदधंभागेन लरूभस्व 
काइक्षितम्‌ू--कु० ५।५०, रघु० ७।४५,--भागिक 
([वि०) आधे भाग का साझीदार,--भाज (वि० ) 
. आधे भाग का हिस्सेदार, आधे भाग का अधि- 
कारी, 2. साथी, साझीदार,--भास्कर: दिन का 
मध्यभाग, दोपहर,--माणवकः,--भमाणव: १२ लड़ियों 
का हार, (माणवक २४ लड़ियों का होता है ), 
“मात्रा 4. आघधी मात्रा, 2. व्यंजन वर्ण,--मार्गे 
(अव्य०) माग के बीच में--विक्रम ० १।३,--मासः 
आधा महीना, एक पक्ष,--मासिक (वि०) ॥. प्रत्येक 
पक्ष में होने वाला 2. एक पक्ष तक रहने वाला, 
““सुष्टिः (स्त्री०) आधा भिचा हुआ हाथ,--याम: 
आधा पहर,--रथः किसी दूसरे के साथ रथ पर बैठ 


( १०० ) 


कर युद्ध करन वाला योद्धा (जो कि स्वयं 'रथी' के 
समान कुशल नहीं होता )-रण रणेडभिमानी च विमुख- 
इचापि दश्यते, घणी कण: प्रमादी च तेन मे5ध रथी मत 
महां ०, --रात्र: आधीरात--अथाध रात्रे स्तिमितप्रदीपे 
“-रघृु० १६।४,--विसगे:,--विसजेनीय: कू ख 
तथा प्‌ फ्‌ से पूर्व विसगगंध्वत्ति--- वीक्षणम तिरछी 
चितवन, कनखी,--वुद्ध (वि०) अघेड़ उम्र का 
--वनाशिक: कणाद का अनयायी (अधंविनाश का 
ताकिक ) --- वेशसम आधा या अपूर्णवध--कु० ४।३ १, 
व्यास: वत्त में केन्द्र से परिघि तक को दूरी 
--शतम्‌ पचास,--शेष (वि०) जिसके पास केवल 
आधा ही शंष रहा हँ,--श्लोक: आधाइलोक या 
इलोक के दो चरण,--सीरिन (प०) व. बटाईदार, 
अपने परिश्रम के बदले आधी फसल लेने वाला किसान 
जययाज्ञ ० १।११६६, 2. ->दे० अधिक,-- हार: ६४ 
लड़ियों का हार,--हृस्वः लघु स्वर का आधा । 


अर्धक (वि० ) [ अधे -- कन्‌ ] आधा, दे० “अधें । 

अधिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [| अधेमहंति--अधघें-- ठन्‌ ] 
4. आधी नाप रखने वाला 2. आघे भाग का अधि- 
कारी,--क; वणसंकर,--वह्य कन्यासमत्पन्नो ब्राह्मणंन 
तु संस्कृत, अधिक: स तु विज्ञयो भोज्यो विप्रेत 
संशयः--पराशर ० । 

अधिन (वि०) [ अर्धव--इनि ] आधे भाग का साझीदार। 


अपंणम [| ऋ--णिच्‌-+-ल्यूट पुकागम: ] . रखना, स्थिर 
करना, जमाना, -पादाप णानुग्रहपूतपृष्ठस--रघु ० 
२।३५, 2. बीच मे डालना, रखना, 3. देना, भेंट 
करना, त्यागना,--स्वदेहापं णनिष्क्रयेण ---रघु ० २।५५, 
मखापंण॑ष्‌ प्रकृतिप्रगल्भा:--१३॥९, तत्कुरुष्व मदफ्पे- 
णम--भग ० ९।२७, 4. वापस करना, देना, लौटा 
देना न्यास अमर० 5. छंदना, गोदना--ती&णतुण्डा- 
पंणैग्रीवां नखे: सर्वा व्यदारयत्‌--रामा ० । 

अपिस: | ऋ-णिच्‌--इसुन्‌ पुकागमः: ] हृदय, हृदय का 
मास । 

अर्ब ( म्वा० पर० ) [ अबंति, आनबे, अधितुम्‌ ] ॥. 
की ओर जाना, 2. वध करना, चोट मारना । 

अरब (व) दः--दम्‌ [ अर्ब_ ( वे )+विच्‌-- उदु---३-+ 
ड | 4. सृजन, (नाना प्रकार की) रसौली 2. दस 
करोड की संख्या 3. भारत के पश्चिम में स्थित आब 
पहाड़, 4. साँप, 5. बादल 6. मांस पिड 7. सांप ज॑ंसा 
राक्षस जिसे इन्द्र ने मारा था । 

अभेक ( वि०) [| अभ-+कन्‌ ] 4. छोटा, सूक्ष्म, थोड़ा 2 

दुबला, पतला 3. मूर्ख 4. बच्चा, छौना,--कः 

बालक, बच्चा--श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भक:---रघु ० 

३।२१, २५; 

3. मुख जड़ । 


री 


७।६७, 2. किसी जानवर का बच्चा 


अये (वि०) [ऋ--यत्‌ ] . श्रेष्ठ, बढ़िया 2. आदर- 
णीय,--यः 4. स्वामी, प्रभ 2. तीसरे वर्ण का व्यक्ति, 
वेश्य,--थोँं वद्य की सस्‍्त्री। सम०--वर्ये: सम्मान्य 
 बर्य । द 
अयमन (पुं०) [ अयं श्रेष्ठ मिमीते--मा-+कनिन्‌ नि० ] 
. सूर्य 2. पितरों के प्रधान--पितृणामयेमा चास्मि 
--भग० १०।२९, 3. मृदार का पौधा ! 


अर्याणो [| अय--डीष्‌, आन॒क्‌ ] वेद्य जाति की स्त्री । 


अवेन्‌ (पु०) [| ऋ+वनिप्‌ ] 4. घोड़ा,--इलथीक्ृतप्रग्रह- 
मवतां ब्रजा:--शि० १२॥३ १, 2. चन्द्रमा के दस घोड़ों 
में से एक 3. इन्द्र 4. गोकर्णपरिमाण---ती 4. घोड़ी 
2. कुटनी, दूती । 
अर्वाच (वि०) [ अवरे काले देश वा अज्चति अज्च-+- 
क्विन्‌ पृषी० अर्वादिश: ] 4. इस ओर आते हुए 
(विप० परञज्च) 2. की ओर मुड़ा हुआ, किसी से 
मिलने के लिए आता हुआ 3. इस ओर होने वाला 4 
नीचे या पीछे होने वाला 5. बाद में होते वाला, बाद का 
क (अव्य०) 4. इस ओर, इधर की तरफ 2. किसी 
एक स्थान से 3. पहले (समय या स्थान की दृष्टि से ) 
-यत्सष्ट रवाॉक्‌ सलिलमयं ब्रह्माण्डमभत्‌--का० १२५ 
अवाक संवत्सरात्स्यामी हरेत परतो नृपः--याज्ञ० 
२।१७३, ११३, १।२५४ 4. नीचे की ओर, पीछे 
नीच (विप० ऊध्वे) 5. बाद में, पश्चात्‌ 6. (अधि० 
के साथ) के अन्दर, निकट--एते चार्वागपवनभुवि 
छिन्नदर्भाडकुरायामू--श ० १।१५। सम०--काल 
बाद में आने वाला समय,--कालिक (वि०) आसन्‍्न- 
काल से संबंध रखने वाला, आधनिक, ता आघनिकता, 
उत्तरकालीनता,---कलरूस नदी का निकटस्थ तट । 
अर्वाचोीन ( वि०) [ अर्वाच--ख ] . आधनिक, हाल का 
2. उलटा, विरोधी,-नम्॒ (अव्य०) (अपा० के 
साथ ) . इस ओर 2. के बाद का>-यदूध्व॑ पृथिव्या 
अर्वाचीनमन्तरिक्षात्‌ृ---शत ० । 
अशस ( नप्‌ ०) [ ऋ--असुन्‌ व्याधों शुट च ] बवासीर । 
सम०--घ्न (वि०) बवासीर को नष्ट करने वाला 
(-:घ्न:) सूरण, भिलावा (क्योंकि कहते हैं कि यह 
बवासीर नाशक ह) 
अशस (वि०) [ अशस -|- अच | बवासीर से पीड़ित । 
है (भ्वा० पर०) [ अहंति, अहितुम, आनहेँ, अहित | 
(आर्ष प्रयोग-आ ०, रावणों नाहते पूजाम्‌--रामा० ) 
4. अधिकारी होना, योग्य होना (कमं० तथा तुमु- 
नतन्‍्त के साथ )--किमिव नायुष्मानमरेश्वरान्नाहुति 
-+श० ७, 2. अधिकार रखना, अधिकारी बनना-ननु 
.. गर्म: पिन््यं रिक्‍्यमहंति--श० ६, न स्त्री स्वातन्त्य- 
महंति---भन्‌ ० ९३ 3. योग्य होना, पात्र बनना 


/ --अर्थना मयि भवड्ि: कतुमहंति--नै ० ५१११३, दश० 


( (१०१ ) 


१३७, 4. समान होना, योग्य होना--न ते गात्राण्य- 
पचारमहंत्ति---श० ३।१८, सर्वे ते जपयज्ञस्य कल्ां 
नाहुनति षोंडशीम--मनु० २।॥८६, 5. योग्य होना 
अनवाद 'सकता-न मे बचनमन्यथा भवितुमहेति-- 
श० ४ 6. पूजा करना, सम्मान करना नीचे प्रेर० दे० 
7, (मध्यम पुरुष के साथ--कभी-कभी अन्यपुरुष के 
साथ भी--तुमृन्नन्त का प्रवोग होता है), “अह घातु 
मद आदेश, शिष्ट प्रार्थना तथा परामझों के लिए 
प्रयक्‍कत होता हं--इसका अन॒वाद होता हूँ :--कृपा 
करना, अनग्रह करना, प्रसन्न होना--द्वित्राण्य हा- 
न्यहंसि सीढमहेन--रघ० ५॥२५, कृपया प्रतीक्षा 
कीजिए; --नाहूंसि मे प्रणयं विहन्तुम्‌ -- २।५८ 
[प्रेर० या चु० पर०| सम्मान करना, पूजा करना 
--राजाजिहत्तं मधुपकंपाणि:--भटष्टि० १।१७, मनु० 
२।११९ । 
(वि०) [अह +अच | . आदरणीय, आदर योग्य, 
पात्र, अधिका री-अह विभोजयन्‌ विप्रो दण्डमहंति' माष- 
कम्‌- मन ० ८।३९२, 2. योग्य, दावेदार, अधिकारी 
(कम०,. तुमुन्नन्‍्त, तथा समास में)--नवाहूंः पंतक 
रिकथं पतितोत्पादितो हि सः-मनु ० ९।१४४, संस्कार- 
महँसस्‍लं न चर लप्स्यसे-रामा०, तस्मान्ना्ा वर्य हन्तुं 
धातंराष्ट्रान्‌ स्‍्ववान्धवानू---भग० १॥३७, इसी प्रकार 
मान” वध? दंड? आदि 3. सुहावना, उचित, उपयुक्त 
>>केवलं यानमहँ स्यात्‌-पंच० ३, (संबं० के साथ 
भी)--स भृत्योष्हीं महीभुजाम्‌ू पंच० १॥८७-९२, 
4. उचित मूल्य का, कीमत का, दे० नीचे,-हैंः 
इन्द्र 2. विष्ण 3. मल्य ( जैसा कि 'महाहं मे ) -- महाहे- 
शय्यापरिवतनच्यतै:--कु० ५११२, (महानहों यस्या: 
--मल्लिनाथ ) --हाँ पूजा, आराघना । 
अहंणम्‌-णा [अहं +भावे ल्यूट] पूजा, आराधना, सम्मान, 
आदर तथा सम्मान के साथ व्यवहार करना--अहंणा- 
महंते चक्रुमंनयों नयचक्षुषप--रघु० १॥५५, शि० 
१५।२२ । 
अहंत्‌ (वि०) [अहँ -+शत्‌ | योग्य, अधिकारी, पृजनीय--- 
(पुं०) . ब॒द्ध 2. बोौद्धधम की पुरोहिताई मे उच्चतम 
पद 3. जैनियों के प्ृज्य देवता, तीर्थकर--सर्वेज्ञो जित- 
रागादिदोषस्त्रलोक्यपूजित:, यथास्थिताथ्थवादी च देवो5 
हन्‌ परमेश्वर: । 
अहुँन्त (वि०) [अहंँ +झ बा०] योग्य, अधिका री,---तः 
, बुद्ध 2. बौद्धभिक्षु । 
अहँन्तो (स्त्री०) पूजा के योग्य होने का गुण, सम्मान, 
पजा,--श्रोत्राहेन्ती चर्णगण्य:--सिद्धा ० । 
अदा (स० क्ृ०) [अहँ +ण्यत्‌ ] 4. योग्य, आदरणीय, 
प्रशंसा के योग्य । 
अल (भ्वा० उभ०) [अलति-ते, अलितुम, अलित| . 


० 
/>४०५ 


सजाना, 2. योग्य या सक्षम होना 3. रोकना, दूर 
रखना, दे० अलम । 

अलम्‌ [अल-अच्‌ | . बिच्छू का डंक जो उसकी पूंछ 

होता हैं 2. पीलो हरताल । 

अलकः [अल+--क्व॒ुन्‌| 4. घुंघराले बाल, जुल्फें, बाल--- 
ललाटिका चन्दनघसरांलका--कु ० ५५५५,अलके बाल- 
कुन्दानविद्धम--मेघ० ६७, (यह शब्द नपुं० भी हूँ 
जसा कि मल्लिनाथ केउद्धरण--स्वभाववकाण्यलकानि 
तासाम्‌-ससे प्रकट होता हैँ) 2. मस्तक के घूघर 3. 
शरीर पर मला हुआ केसर,--का 4. आठ से दस वर्ष 
तक की आय की कन्या 2. यक्षों के स्वामी कुबेर 
की राजधानी--विभाति यस्यां ललितालकायां 
मनोह रा वश्रवणस्य लक्ष्मी:--भामि० २।१०, गन्तव्या. 
ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणामू--मेघ० ७। सम० 
--अधिप:,-ईइवर:,--पति: अलका का स्वामी, 
कुबे र--अत्यजीवदमरालकेश्वरो---रघु०ण १९।१५, 
--अन्‍्तः घृंघर का किनारा या छरूट,--नन्दा . गंगा 
गंगा में गिरने वाली नदी, 2. आठ से दस वर्ष के बीच 
की आय की लड़की,--प्रभा कुबर की राजघानो 
--संहतिः घंघरों की पंक्तियाँ--शि० ६।३ । 


अलक्तः-कतकः[न रक्‍्तो5स्मात, यस्य लत्वम--स्वार्थ कन 


>तारा० | कुछ वक्षों से निकलने वाली राल, लाल - 
रंग को लाख महावर (प्राचीन काल म॑ स्त्रियों द्वारा 
शरीर के कुछ अंग इसके द्वारा रंगे जाते थ---विशेषरूप 
से परों के तल और ओष्ठ)--(दन्तवाससा ) चिरो- 
ज्यितालक्तकपाटलेन--कु० ५।३४, मालवि० ३॥५, 
अलक्तकाडुं पदवीं ततान--रघु० ७॥७, स्त्रियों 
हतार्थ पुरुष निरर्थ निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति-मुच्छ० 
४॥१५ | सम०---रसः महावर, लाक्षारस --अलक्तर- 
सरक्ताभावलक्त रसवर्जितौ, अद्यापि चरणो तस्या: पद्म- 
कोशसमप्रभौ--रा मा ०,--राग: महावर का लाल रंग । 

अलक्षण (वि०) [न० व०] 4. चिह्न रहित 2. परिचायक 
चिह्न से हीन, परिभाषारहित, 3. जिसमें कोई अच्छा 
चिह्न न हो, अशुभ, अपशकुन--क्लेशावहा भर्तरल- 
क्षणाहमू--रघु० १४।॥५,--णम्‌ 4. बुरा या अशुभ 
चिह्न 2. जो परिभाषा न हो, बुरी परिभाषा । 

अलक्षित (वि०) [न० त० | अदृष्ट, अनवलोकित-- अल- 
ल्षिताम्यत्पतनो नपेण--रघु० २।२७ । 

अलक्ष्मी: (स्त्री०) [न० त० | दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, निर्घनता । 


अलक्ष्य (वि०) [ न० त० ] . अदब्य, अज्ञात, अनव- 
लोकित 2. चिह्नरहित, 3. जिस पर कोई विशिष्ट 
चिन्न न हो 4. देखने में नगण्य 5. जिसमें कोई बहाना 
»ने हो, छल-कपट से रहित 6. अर्थां को दृष्टि से 
गौण। सम० --गति (वि०) अदृश्य रूप से 
घ॒मने वाला,--जन्मता अज्ञात जन्म, अप्रकटक जन्म 


( १०२ ) 


--वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता---कु०_ ५४७०,--लिंग 
(वि०) जो वेश बदले हुए हो, जिसका नाम पता छिपा 
हो,--वार्च (वि०) किसी अदृश्य वस्तु को संबोधित 
करके बोलने वाला--कु० ५।५७ । 
अलूगदेः [लगति स्पृशति इति लगू-+-क्विप्‌ू, लग अदयति 
इति अर --अच, स्पशन सन, अर्दो न भवति ] पाती 
का सॉँप । 
अल्घु (वि०) [ स्त्री० घु-घ्बी | [ न०त०] 7. जो 
हल्का न हो, भारी, बड़ा 2. जो छोटा न हो, लम्बा 
(छंद: शास्त्र में) 3. संगीन, गंभीर 4. गहन, प्रचण्ड 
बहुत बड़ा । सम०--उपलः चट्टान,-प्रतिज्ञ (वि० ) 
गंभीर प्रतिज्ञा करने वाला । 
अलड्करणम [ अलम्‌-+क्+ल्यद ] . सजावट, सजाना 
2. आभूषण (शा० तथा आलं० )--सृजति तावदशंष- 
गुणाकर पुरुषरत्नमलद्धू रणं भुवः--भतृं ० १॥९२ । 
अलड्ूरिष्णु (वि०) [अलम्‌--कृ-- इृष्णू च्‌ ]. आभूषणों 
का शौकीन, 2. सजाने वाला, सजाने की क्रिया 
में कुशल । 


अलड्धूगरः [ अलम्‌-- कृू+घजञा_ ] . सजावट, सजाने या 
अलंकृत करने की क्रिया 2. आभूषण (आलं० से भी) 
->अलडझुका र: स्वगस्य-विक्रम ० १, 3. अलंकार जिसके 
दब्द , अर्थ” तथा शब्दाथ” के अनुसार तीन भेद हूं 
4. काव्य के गुण दोष बताने वाला श्ञास्त्र। सम० 
--शास्त्रम्‌ काव्य कला तथा साहित्य शास्त्र,--सुवर्णम 
आभषण घड़नें के लिए सोना । 

अलड्कारकः | अलम्‌--#-- घछऊ , स्वार्थ कन्‌ | आभूषण, 
सजावट मनु० ७२२०, [ अलम्‌-+-कृृ+ ण्व॒ल | 
सजाने वाला । 

अलड्कृतिः (स्त्री०) [ अलम-+-कृ--क्तिन्‌_ | !. सजावट 
2, आभूषण, कर्णालछझक्ृति:-अमरु० १३, 3. साहित्यिक 
आभूषण, अलंकार---तददोषो शब्दाथा समगृणावन- 
लडक़ृती पुनः क्वापि--काव्य० १; यो विद्वान्मन्यते 
काव्यं शब्दार्थावनलझऊकृती, असो न मन्यते कस्मादनुष्ण- 
'मनल कृती--चन्द्रा० सालझूकृति: श्रवणकोमलवण- 
राजि:--भामि० ३।६, (यहाँ अ द्वितीय तथा तृतीय 
अथ प्रकट करता हैं ) 


अलूझक्रिया | अलम्‌+क--श+-+-टाप्‌ | अलक्ृत करना, 
आभषित करना, सजाना । (आलं०» भी) 

अलड्घनीय (वि०) [न० त०] जो लांधा न जा सके, पार 
न किया जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, पहुँच के 
बाहर । 

अलजः | अल--जन्‌+-ड ] एक प्रकार का पक्षी । 

अलण्जरः,---जरः [अल सामथ्थ्य जुगाति--ज्‌+-अच पृषो ० 
उत तारा० ] मिट॒टी का बतेन, मतंबान, घड़ा । 

अलम (अव्य०) [ अल--अम्‌ बा० | . (क) पर्याप्त, 


यथ्ेष्ट, काफी (संप्र० या तुमन्नन्त के साथ )-तस्याल- 
मेषा क्षुधितस्य तृप्त्य--रघु० २।३९, अन्यथा प्रात- 
राशाय कुर्याम त्वामल वयम--भट्टि० ८।९८, (ख) 
समकक्ष, तुल्य (संप्र० के साथ ) - देत्यभ्यो हरिरलम्‌ 
सिद्धा०, अल मल्‍लो मललाय---महाभा० 2. योग्य 
सक्षम (तुमन्ननन्‍त्‌ के साथ )---अलं भोक्तुम--सिद्धा ० 
वरेण शमितं लोकानल दग्धं हि तत्तप:--कु० २।५६, 
(अधि ० के साथ भी)---त्रयाणामपि लोकानामलमस्मि 
निवारणें---रामा० 3. बस, बहुत हो चुका, कोई 
आवश्यकता नहीं, कोई लाभ नहीं (निषेधात्मक बल 
रखना ), करण० या क्त्वान्त के साथ,--अल्मन्यथा 
गहीत्वा--मालवि० १।२०, आलप्यारूमिदं -बश्नोय॑त्स 
दारानपाहरतू---शिव० २।४०, अल महीपाल तव 

मेण--रघु ० २।३४, कु० ५८२, अलमियडद्धि: 
कुसुम:--श ० ४, इतने फल पर्याप्त हैं, 4. (क) पूर्ण 
रूप से, पूरी तरह से---अहेस्यपेन शमग्रितुमलं वारि- 
घारा सहर्सख:--मेघ० ५३, त्वमपि विततमज्ञः स्वर्गिण 
प्रीणगयाउछठम--श० ७।३४, (ख) बहुत, अत्यधिक 
बहुत ही अधिक,---तुदन्ति अलम्‌ का० २, यो गच्छत्यल 
विद्विषत: प्रति--अमर० । सम०--कर्मोण (वि० ) 
कार्य करने में सक्षम, दक्ष, कुशल,--कू दे० 'कृ के 
नीचे,---जीविक ( वि० )जीविका के लिए यथंष्ट,--धन 
(वि०) यथेष्ट धन रखने वाला, घनवान्‌ू,--निरा- 
दिष्टधनस्चेत्तु प्रतिभू: स्थाइलंधन:--मनु० ८।१६२, 
>घमः अधिक धआँ, धूम्रपुंज, धएँ का अंबार,-पुरुषीण 
(वि०) . जो मनष्य के योग्य हो, मनृष्य के लिए 
पर्याप्त हो,-- बल (वि०) पर्याप्त बल शाली, यथ्थष्ट 
शक्तिशाली,--बुद्धि: पर्याप्त समझ,--भूृष्णु (वि०) 
योग्य, सक्षम--विनाप्यस्मदलंभष्णरिज्याय तपस: 
सुतः--शि० २॥९ । 


अलरूम्पट (वि०) [ न० त० ] जो लंपट या विषयी न हो, 
शुद्ध चरित्र वाछा,--ठ: अन्तः पुर । . 

अलम्बुष: | अल पृष्णाति इति--पुष्‌--क पृषो० पस्य बः | 
]. वमन, छादि, 2. खुले हुए हाथ की हथली । 

अलय (वि०) [ न० ब० ] . गहहीन, आवारा 2. नाश 
न होने वाला, अविनह्वर,--यः [| न० त० ] . अन- 
नद्वरता, स्थायित्व 2. जन्म, उत्पत्ति । 


 अलकः [अलम्‌ अक्यते अच्येते वा अक +-अच्‌ू, अच +घञ 


वा शक ० प्ररूपम्‌ | 4. पागल कुत्ता या मदोन्‍्मत्त 
व्यक्ति 2. सफंद मदार। 

अलले (अव्य०) [ अर-- रा+के रस्य रः | बहुधा नाटकों 
में प्रयक्‍्त होने वाला पेशाची बोली का शब्द जिसका 
कोई अपना तात्पय नहीं । 

अलवालम्‌ [ न० त० ] वक्ष में पानी देने के लिए जड़ में 
बना हुआ स्थान दे० आलवाल । 


( (१९०३ ) 


अलस (वि०) [ न० त० लस-+-क्विप्‌ ]न चमकने वाला | 
अलस (वि०) [ न लसति व्याप्रियते---लस्‌--अच्‌ | १. 
अक्रिय, स्फूतिहीन, सुस्त, आलसी 2. थका हुआ, 
श्रान्त, क्लान्त,--मार्गश्रमादलसशरीरे दारिके--माल- 
वि०, ५, अमरु० ४॥९०, विक्रम० ३।२, गगन- 
मलसम्‌--मा० १।१७, 3. मद, कोमल 4. ढीला 
मन्द (गति में )--श्रोणीभारादकसगमना--मेघ ० ८२, 
सम ०--ईक्षणा वह स्त्री जिसकी मदभरी दृष्टि हो । 
अलसक (वि०) [ अलस--कन्‌ ] अकमंण्य, सुस्त,--कः 
अफारा, पेट का एक रोग । 
अलातः--तम्‌ [ न० त० ] अंगार, अधजली लकड़ी 
“जनिर्बाणालातलाघवम्‌ कु० २।२३। 
अलाबुः--ब्‌ः (स्त्री) | न--लम्बते; न+-लम्ब्‌--उ--- 
, णित्‌ नलोपदच वृद्धि--तारा० | लंबी लौकी--बु 
(नपृ ०) . तुमड़ी का बना पान-पात्र 2. तुमड़ी का 
हलका फल जो पानी पर तैरता हँ--कि हि नामतत 
अम्बूनि मज्जन्त्यलाबनि ग्रावाण: प्लवन्त इति--महा- 
वी० १, मनु० ६।५४। सम०--कटम्‌ लोकी का 
कसा हुआ च्रा,--पात्रम तुमड़ी का बना बतेन । 


अलारम | ऋ--यड, लक्‌-+-अच रस्य लः | दरवाजा । 

अलिः [ अल-+-इन्‌ ] 4. भौंरा 2. बिच्छ 3. कौवा 4 
कोयल 5. मदिरा। सम०--कुलूम भौरों का झंड 
संकुल मक्खियों के झूंड से भरा हुआ--अलिकुल 
सडकुलकुसुमनि राकुलनवदलमालतमाले---गी ० 'सकुल 
कुब्ज नामक पौधा,--जिह्ला,-जिह्वका गले के भीतर 
का कौवा, घांटी, कोमल ताल--प्रिय जो भौंरों को 
अच्छा लगे (--यः) लाल कमल, (--या) बिगुल 
जसा फल,--माला भोंरों का समह,--विराव 
5झरुतम्‌ भौंरों का गुंजार,--वल्लूभः-- प्रियः तु० । 

अलिकम्‌ [ अल्यते भष्यते--अरू- कर्मणि इकन | मस्तक 
-अलिकेन व हेमकान्तिना--भामि० २॥१७१, 
विद्धशा० ३।६, 

अलिन्‌ (पुं०) [ अल--इनि | . बिच्छ 2. भौंरा,--- मलि- 
निर्माईलिनि माधवयोषिताम-- शि० ६।४,--नी भौंरों 
का झंड,--अरमतालिनी शिलीन्ध्रे--शि० ६।७२, 
अलिनीजिष्ण: कचानां चय:--भतु ० १।५ । 

अलिगरदः | दे० 'अलगर्द! ] एक प्रकार का साँप । 

अलिड्भः (वि०) [ न० ब० ] १. जिसका कोई विशिष्ट 
चिह्न न हो, चिह्न रहित 2. बरे चिह्नों वाला 
(व्या० में) जिसका कोई लिंग न हो । 

अलिज्जरः | अलनम---अलि: अल"-इन तं॑ जरयति इति 
ज-+-अच्‌ पृषो० मम ] जलपान्न, दे० 'अलंजर' । 

अलिन्दः | अल्यते यते भष्यते, अछ--कमंणि किदच ] . घर 
के दरवाजे के सामने का चबतरा--मखालिदलोरणम 
-“मालवि० ५, 2. दरवाजे पर बनीं चौकोर जगह । 


अलिपकः | न० त० ] . कोयल 2. भौंरा 3. कुत्ता । 

अलिसकः --दे ० अनिमक । 

अलिम्पक--वक--दे ० अनिमक । 

अलीक (वि०) [ अल--वीकन्‌ ] . अप्रिय, अरुचिकर 2. 
असत्य, मिथ्या, मनगढन्त---अलीककोपकान्तैन--का ० 
१४७, वचन--अमरु० २३, ३८, ४३,---कम्‌ ४. 
मस्तक 2. मिथ्यात्व, असत्यता । 

अलोकिन (वि०) | अलीक-+-इनि ] . अरुचिकर, अप्रिय 
2, मिथ्या, छलने वाला । 

अलः [ अल-- उन | छोटा जलू-पात्र । 

अलक, “समासः: | नास्ति बिभक्तेः लक लोपो यत्र | एक 
समास जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं 
होता, उदा०--स रसिजम्‌, आत्मनंपदम । 

अले, अलेले (अव्य०) [ अरे, भरेरे इत्येव रस्य लः | 
बहुधा नाढकों में प्रयुक्त निरर्थक शब्द जो पिशाची 
बोली मे पाय जाते हैं। 

अलेपक (वि०) [न० ब० कप्‌ ] बंदाग--कः परब्रह्म । 

अलोक (वि०) [ न० ब० ] (. जो दिखाई न दे --जैसा 
कि--लोकालोक इवाचलः--रघु ० १।६८ [ न लोक्यत 
दहृति अलोक:--मल्लि० ] 2. जिसमें लोग न हों ३ 
( अच्छे कम न होनेके कारण) जो मृत्यु के उपरांत 
किसी दूसरे लोक में नहीं जाता,--कः---कम 
| न० त० ] !. जो लोक न हो, 2. संसार की समाप्ति 
या नाश, लोगों का अभाव--रक्ष सर्वानिर्माल्लोकान 
नालोक॑ कत॑ महंसि---रामा ० । सम ०--सामान्य असा- 
घारण, असामान्य । 

अलोकनम्‌ | न० त० | अदश्यता, दिखाई न देना, अंत- 
ध्यान होना । 

अलोल (वि०) [ न० त० ]. शान्त, क्षोभरहित 2. दढ़, 
स्थिर, 3. अचंचल 4. जो प्यासा न हो, इच्छा रहित । 


अलोलप (वि०) [ न० त० | . इच्छाओं से मकक्‍त 2. जो 
लालऊची न हो, बिषयों से उदासीन । 

अलोकिक ( वि० ) [ स्त्री०--की | | न० त० |4. जो लोक 
में प्रचलित न हो, असाधारण, लोकोत्तर 2. जो 
सामान्य भाषा में प्रचलित न हो, धर्मं-लेखों के लिए 
विशिष्ट, श्रेण्य साहित्य में अप्रयक्त, वंदिक 4. प्राक्का- 
ल्पनिक, त्वम किसी शब्द का विरल प्रयोग---अलौ- 
किकत्वादमर: स्वकोष न यानि नामानि समल्लिलेख 
विलोक्य तेरप्यधना प्रचारमयं प्रयत्न: पृरुषोत्तमस्य-- 
त्रिका० । 
(वि०) [अल-|-प] [. तुच्छ, महत्त्वहीन, नगण्य 
(विप० महत्‌ या गुरु) मनु० ११।३६, 2. छोटा, 
थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा (विप० बहु )--अल्पस्य हेतो- 
बहु हातुमिच्छन्‌--रघु० २।४७, १, २, 3. मरणशीलू 
जो थोड़ी देर जीवे 4. कभी-कभी होने वाला, विरल, 


(०४ ) 


--रपम,-- ल्पेन,---हपात्‌ ( क्रि० वि० ). जरा 2. जरा 
से क्रण से,-प्रीति रल्पेन भिद्यते-रामा ० 3. अनायास, 
बिना किसी कष्ट या कठिनाई के। सम०--अल्प 
(वि०) बहुत ही जरा सा, सक्षम; थोड़ा-थोड़ा करके, 
--असुद- प्राण दे०,--आकांक्षिन्‌ (वि०) थोड़ा 
चाहन वाला, संतुष्ट,' थोड़ से ही संतृष्ट,-आयस 
(वि०) थोड़ी देर जीन॑ वाला --मेघ० ४।१५७, (-य 
पूं०) 4. छोटी आयु का, बच्चा, 2. बकरी,--आहार, 
--आऑहारिन्‌ (वि०) मिताहारी, खान म॑ औसतदज 
का (-र:) परिमितता, भोजन में संयम--इतर (वि०) 
4. जो छोटा न हो, बड़ा 2 जो कम न हो, बहुत, 
जेसे राः कल्पना:, नाता प्रकार के विचार,--ऊन 
(धि०) इरषटोषी, अध्रा,--उपायः छोटे साघन,--गंध 
(वि०) थोड़ी गंध वाला (-धम्‌) लाल कमल 
-- चैष्टित (वि०) क्रियाशून्य;---छद,---छाद (वि०) 
थोड़े वस्त्र धारण किये हुए--मच्छ० १॥३७,---ज्ञ 
(वि०) थोड़ा जानने वाला, उथले ज्ञान बाला, मोटी 
जानका री' रखने वाला,- तनु (वि०) !. ठिंगना, 
छोटोेकद का 2. दुबंछ, पतला,--दृष्टि (वि० ) जिसका 
मन उदार न हो, अदूरदर्शी,--धन (वि० ) जो घनवान्‌ 
न हो, धनहीन,--मनु ० ३६६, ११।४०,--धो (वि०) 
दुबेलमता, मूख,--प्रजस्‌ (वि०) थोड़ी संतान वाला 
“प्रमाण,--- प्रमाणक (वि०) 4. थोड़े वजन का, थोड़ी 
माप का, 2. थोड़े प्रमाणों वाला, थोड़े से साक्ष्य पर 
निरभर रहने वाला,-प्रयोग (वि०) विरिलता से प्रयक्‍त 
कभी-कभी प्रयुकक्‍्त,--प्राण,--असु (वि०) थोड़ा श्वास 
रखने वाला, दमे का रोगी (--ण:) 4. थोड़ा श्वास 
लेना, दुबंछ श्वास 2. (व्या० में) वर्णमाला के महा 


प्राणताहीन अक्षर---उदा ० स्वर, अर्धस्वर, अनेनांसिक 


तथा क चू टत्‌ पग जडदब॒ अक्षर; --बल 
(वि०) दुबंठ, बलहीन, कम शक्षित रखने वाला, 
>“बंद्धि, --मति (वि०) दुबलबृद्धि, मे, अज्ञानी 
--मनु० १२।७४, --भाषिन्‌ (प्रि०) वाक्‌ -क्रपण, 
थोड़ा बोलने वाला, --मध्यम (वि०) पतली कमर 
वाला, --मात्रम (वि०) थोड़ा सा, जरा सा,--मर्ति 
(वि०) छोटे कद का, ठिगना (--तिः-स्त्री० ) 
छोटी आक्रति या वस्तु, -मल्य (वि०) थोड़ी कीमत 
का ससता,--भेधस (वि०) थोडी समझ का, अज्ञानी, 
मूख, --वयस्‌ (वि०) थोड़ी आयु का, कमसिन, 
“वादिन्‌ (वि०) अल्पभाषी, -विद्य (वि०) अज्ञानी, 
अशिक्षित, --विषय (वि०) सीमित परास या 
धारिता से युक्त,--क्वचाल्पविषया मति:--रघ ० 
१।२, “शक्ति (वि०) कमजोर, दुबंल, --सरस 
(नपु०) पोखर, छोटा जोहड़ (जो गर्भियों में सूख 
जाता हैं) । 


अल्पक (वि०) [ स्त्री० ->ल्पिका ] [ अल्प--कन्‌ | [. 
छोटा, थोड़ा 2. क्षुद्र, नीच । 

अल्पम्पथ (वि०) [ अल्प+पच्‌ -+-खश्‌ -मुम्‌ | (थोड़ा 
पकाने वाला) लालची, कंजूस, मक्‍्खीचूस;--चः 
क़पण । 

अल्पशः (अव्य०) [ अल्प + शस्‌ ] . थोड़े अंश मं, जरा 
थोड़ा --बहुशोी ददाति आम्युदयिकेष, अल्पशः श्राद्धषु 
->पा० ५४४४२, टीका, 2. कभी-कभी, यदा कदा । 


अल्पित (वि०) [ अल्प कृतार्थ णिच््‌ कमंणि--क्‍्त ] ! 
घटाया हुआ, 2. सम्मान की दृष्टि से नीचा, तिरस्कृत 
- मषा न चक्रेन्‍ल्पितकल्पपादप:-- ने० ११५ 
अल्पिष्ठ (वि०) [ अतिशयेत अल्प:--इृष्ठन्‌ | न्यूनाति- 
न्यन, छोट से छोटा, अत्यन्त छोटा । 
अल्पीकू (तना० उभ०) छोटा बनाना, घटाना, संख्या मे 
कमी करना । 
अल्पीयस (वि०) [ अतिशयेन' अल्प:--ईयसुन्‌ ] अपेक्षाकृत 
छोटा, दूसरे से कम, बहुत थोड़ा । 
अटलला [ अल्यते इति अल --क्विप, अले भषाथ लाति 
गृहणाति--लछा--क ] माता (संबोधन -अल्ल) । 
अब्‌ (म्वा० पर०) [ अवत्ति, अवित या ऊत ]. रक्षा 
करना, बचाना,-यमवतामवर्ता'च घरि स्थित:-रघ ० 
९। १, प्रत्यक्षानि: प्रपन्नसस्तनभिरवतु वस्ताभि रष्टाभि- 
रीश:--श० १।१, 2. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना 
सुख देना, विक्रमस्ते न मामवति नाजिते त्वयि--रघ्‌ ० 
११।७५, न मामवति रुद्वीपा रत्नसूरपि' मेदिती-- 
१।६५, 3. पसन्द करना, कामना करना, इच्छा करना 
4. कृपा करना, उन्‍नत करना (घातुपाठ में इस धातु 
के और अनेक अथ्थ दिये गय हैं, परन्तु श्रेण्य साहित्य 
में उनका प्रयोग विरल होता है) । 
(अव्य०) [ कई बार आरंभिक “अ' को लुप्त कर 
दिया जाता हैं जैसा कि “पूर्वापरों तोयनिधी वगाह्म 
कु० ११ में | [ अव-+-अच्‌ ] . (सं० बो० अव्य० 
के रूप में) दूर, परे, फासले पर, नीचे, 2. (क्रिया से 
पूर्व उपसर्ग के रूप में) यह प्रकट करता हैं (क) 
संकल्प, दढ़ निश्चय--अवध्‌ (ख) विसरण, परि- 
व्याप्ति--अवकु (ग) अनादर --अवज्ञा (घ) थोड़ा 
पन, ब्रीहीनवहन्ति (3) आश्रय लेना, सहारा लेना 
अवल्म्ब्‌ (च) पविन्नीकरण--अवदात (छ) अव- 
मल्यन, पराजय--अवह॒न्ति शत्रन्‌ (पराभवति) (ज) 
आदेश देना---अवक्लप्‌ (झ) अवसाद, नीचे झुकना- 
अवत, अवगाह (7) ज्ञान--अवगम्‌ -अवइ, 3 
तत्पुरुष समास के प्रथम खण्ड के रूप म॑ इसका अर्थ 
होता हैँ:---अवक्रष्ट, उदा ०--अवकोकिल: >>अवतक्रुष्ट 
कोकिलया' सिद्धां० । 
अवकट (वि०) [ अव--स्वा्यें--कटच्‌ | 4. नीचे की 


( 


ओर, पीछे की ओर 2. विपरीत, विरोधी, 
विरोध, वपरीत्य । 
अवकरः | अव-+क+अप्‌ | धूल, बृहारन । 
अबकत॑ं: [| अव-+-कृत्‌- घञ् | टुकड़ा, धज्जी । 
अवकतंनम [ अव-+कृत्‌-+-ल्यद | काटना, धज्जियाँ करना । 
अवकर्षणम [ अव-+-झष्‌-+ल्यूट्‌ ] ।. बाहर निकालना 
खींचना 2. निष्कॉसन । 
अवकलित (वि०) [| अव+कल --क्त | [. दृष्ट, अवलो- 
कित 2. ज्ञात 3. लिया हुआ, गहीत । 


अवकादः [ अब-+-काश-+घजञा | . अवसर, मौका,-ताते 


३।७, लूभ के साथ प्रयकक्‍्त होकर इसका अथ होता 
ह--+काये के लिए क्षेत्र या अवसर प्राप्त करता 
---लब्धा वकाशो5विध्यन्मां तत्र दग्धो मनोभव:--कथा ० 
१४१ 2. (क) स्थान, जगह, ठौर---अवकाशं किलो- 
दन्वान्रामायाभ्याथितो ददो --रघु० ४।५८ इसी प्रकार 
--अन्यमवकाशमवगाहे--विक्रम ० ४, यथावकाशं नी 
उचित स्थान पर ले जाना -- रघ॒ ० ६।१४,-अस्माकम- 
स्ति न कथंचिदिहावकाश:--पंच० ४॥८, अवकाशो 
विविक्तोई्यं महानद्यो: समागमे---रामा० (ख़) 
पदापंण, प्रवेश, पहुँच, अन्तग्गंमन (छाया) शुद्ध तु 
दर्पणतले सुलभावकाशा--श० ७।३२, लभ्‌ के साथ 
बहुधा इन्हीं अर्थों में प्रयोग-लब्घावकाशों मे मनोरथ 
--श०१, शोकावेगदूषिते मे मनसि विवेक एवं 
नावकाशं लभते--प्रबो ०, कृ या दा से पूवं लगकर भी 
अथे होता है---स्थान देना प्रवेश कराना 'माग 
देना---असौ हि दत्त्वा तिमिरावकाशम्‌--मुच्छ० 
३।६, तस्माहेयो विपुलमतिभिनविकाशो5धमानाम्‌--- 
पंच० १।३६६; अवकाश रुध--रोकना, बाधा 
डालना--नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशा [निद्रा )-- 
मेघ० ९१, 3. अन्तराल, बीच का स्थान या समय 4. 
ढहारक, विवर । 


अवकीणिन (वि०) [ अवकीण-इनि | संयस का उल्लंघन 
करने वाला, ब्रह्मचय ब्रत को तोड़ देने वाला, (पूं ०-- 
णों) धम्ंनिष्ठ विद्यार्थी जिसने (मंथुनादिक करके ) 
अपने ब्रह्मचर्य त्रत को तोड़ा और संयमहीनता का 
परिचय दिया;--अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु 
योषितम्‌, गर्दभं पशुमालमभ्य नऋत स विशुध्यति-- 
याज्ञ ० ३३२८०, मत्‌ ० ३।१५०५ । 

अवकुडचनम्‌ [ अव-+कुज्च्‌--ल्युट्‌ | 
सिकुड़न । 

अवकुण्ठनम्‌ | अव--कुण्ठ--ल्यूट्‌ | ।. घेरना, घेरा डालना 
2. आक्ृष्ट करना, कस के पकड़ना । 

अवकुण्ठित (वि०) [ अव-+कृण्ठ--क्त | 4. घेरा हुआ, 
परिवेष्टित 2. आक्रृष्ट । 

१४ 


झकाव, मोड़, 


१०५ ) 


अवकृष्ट ( भू० क० कृ०) [अव-+-कृष्‌ --क्त | [. खींचकर 
नीचे किया हुआ, 2. दूर हटाया हुआ 3. निष्कासित, 
बाहर निकाला हुआ 4. घटिया, नीच, पतित, बहिष्कृत 
(विप० उत्कृष्ट या प्रकृष्ट) -ष्दः वह नौकर जो 
झाड-ब॒हारु आदि का काम करता हूँ (संमाजनशोधन- 
विनियक्त ) ; --पणो देयो<वक्ृष्टस्य, षड़त्कृष्टस्य बेत- 
तम्‌ू-- मनु ० ७।१२६ । 


अवक्लप्ति: (स्त्री०) [ अव-+-क्लप्‌+-क्तिन्‌ | 4. संभव 
समझना, संभावना, संभाव्यता--क्वेव भोक्ष्यसे अनव- 
क्लप्तावेव---सिद्धा० (अनवक्ल॒प्ति रसम्भावना ) 2. 
उपयक्तता । 

अवकेशिन  (वि०). [अवच्यतं क॑ सुखं यस्मात्‌---अवकम्‌ 
(फलशन्यता) तदीशितं शीलमस्य इति अवक--ईश 
-+-णिनि |] फलट्टीन, बंजर (जंसा कि वक्ष) । 

अवकोकिल (वि०) [ अवक्रष्ट: कोकिलया |] क़ोयल द्वारा 
तिरस्कृत ॥ 

अबक्न (वि०) [न० त०] जो टेढ़ा न हो, (आलं० ) ईमा- 
तदार, सच्चा । 

अवकन्द (वि०) [अव-+-ऋ्रन्द--घज्ण_] शने: २ रुदन करन 
वाला, दहाड़ने वाला, हिनहितान॑ वाला,--द 
चिल्लाना, चीख, चीत्कार । 

अवकन्दनम्‌ [ अव-+-कऋनन्‍्द्‌--ल्युट्‌ | जोर से चिल्लाना, ऊँचे 
स्वर से रोना ! 

अवक्रमः [ अव-+-क्रम्‌+-धञा_ ] नीचे उतरना, उतार । 

अवक्रयः | अव-+क्री+-अच्‌ ] !. मल्य 2. मजदूरी 
किराया, खेत का भाड़ा 3. किराये पर देता, पट॒ट पर 
देना 4. (राजा को दिया जाने वाला ) कर या राजस्व 
शुल्क (राजग्राह्मं द्रव्यम्‌ सिद्धा० ) । 

अवकान्तिः (स्त्री०) [ अव-+-क्रम्‌--क्तिन्‌ | 4. उतार 2 
उपागम । 

अवक्रिया [अव-+-क--श+दठाप्‌ | भूल, चूक । 


अवक्रोशः [ अव-+क्रश+घजञ |] . बेमेल ध्वनि 2 
कोसना 3. दुवचन, निन्दा । 
अवक्लेद: [ अव-+-क्लिद-+-घञ |] 7. टपकना, ओस 


पड़ना 2. कचलह, पीप । 

अवक्लेदनम [ अव-+क्लिद्‌-+-ल्युद | बूंद २ टप्कता, ओस 
या कुहरे का गिरना । 

अवक्वणः | अव-+-क्वण्‌--अच्‌ | बंसुरा अलाप | 


अवक्वाथः [ अव-+-क्वथ्‌ -- घञ_ | अधूरा पचन या अधूरा 
उबालना । 

अवक्षय: [अव-+-क्षि+- अच्‌ |] नाश, बरबादी, ध्वंस, तबाही । 

अवक्षयणम [ अव-+-क्षि-+-ल्यद | (आग आदि को ) बुझाने 
के साधन ! क्‍ 

अवक्षेप: [ अव-+-क्षिप-+-घञ ] !. लांछन, निन्दा 2. 
आक्षेप । 


ः | 


अवक्षपणम [अव--क्षिप-+- ल्यट। 4. नीचे की ओर फेंकना 
कम के पाँच प्रकारों में से एक, दे० "कर्म 2. घृणा 
नफ़रत 3. बदनामी, लांछन 4. पराजित करना, दमन 
करना---णी बागडोर, लगाम । 

अवखण्डनम्‌ | अव--खण्ड--ल्युट्‌ | बांटना, नष्ट करना | 

अवखातम [ प्रा० स० | गहरी खाई । 

अवगणनम्‌ [ अब--गण्‌+ल्यूट | 4. अवज्ञा, तिरस्कार, 
अवहेलना 2. निदा, लांछन 3. अपमान, मानभंग । 

अवशणण्डः [ प्रा० स० ] फोड़ा फंसी जो गाल पर होती है । 

अवगतिः (स्त्री०) [ अव+-गम्‌-+क्ितिन | ॥. ज्ञान, प्रत्य- 
क्षीकरण, समझ, सत्य और निश्चित ज्ञान--ब्रह्मयावग- 
तिहि पुरुषार्थ: ब्रह्मावगतिस्त्वप्रतिज्ञाता--शत ० ॥ 

अवगमः--गमनम्‌ [| अव-+गम+घजञ , ल्यदट वा |] 


निकट जाना, नीचे उतरना 2. समझना, प्रत्यक्षीकरण, 


जान । 


अवगाढ (भू० क० कृ०) [ अव+गाह +क्त ] . डबको 


लगाया हुआ, घुसा हुआ, डबा हुआ,--अमृतह्नदमि 
वावगाढोउस्मि---श ० ७, 2. 


गाढा जघनगौरवात्पश्चात--श० ३।७, 3. घनीभत 
जमा हुआ (जैसे रक्‍त) 

अवगाहः:-गाहनम्‌ [अव-+गाह +घजञ् , ल्यूट वा | 4. स्तान 
-सुभगसलिलावगाहा:--श ० १।३ सदावगाहक्षमवा रि- 
संचय: --क्रतु० १।१ 2. डबकी लगाना, ड॒बाना, 
घुसना--परदेशावगाहनात्‌--हि ० ३॥९५, जलावगाह- 
क्षणमात्रशान्ता--रघ्‌ृु० ५।४७, दग्धानामवगाहनाय 
विधिना रम्यं सरो निर्मितम-छ्यरंगार ० १, 3. (आलु०) 
निष्णात होना, सीख लेना 4. स्तानागार । 

अवगीत (भू० क० कृ० ) | अव-+ग-+कक्‍क्त | 4. बेमेल 
स्वर से गाया हुआ, बरी तरह से गाया हुआ 2. धम- 
काया हुआ, गाली दिया हुआ, कोसा गया 3. दुष्ट 
बदमाश 4. मान द्वारा व्यंग्यात्मक ढंग से चोट किया 
गया;--तम्‌ . व्यंग्यगगान, परिहास 2. धिक्‍कार, 
लांछन । 


अवगुण: | प्रा० स० | अपराघ, दोष, ब्राई--अन्यदोषं 


परावगणम--मल्लि० कि० १३।४८ । 


अवगुण्ठनम | अव-+गुण्ठ--ल्यूट | 4. घंघट निकालना 
छिपाना, बुर्का ओढ़ना 2. पर्दा (मंह के लिए) 
( आलं० भी ) --अवगण्ठनसंवीता कुलजाभिसरे- 
द्दि--सा० द०-क्रतशीर्षावगंठन:--म॒द्रा० ६, 3. 
घूंघट, बर्का । 

अवगुंठनवत्‌ (वि०) [ अवगुण्ठन-- मतुप्‌ ] घंघट से ढका 
हुआ, पद से आवत, वती नारी--श० ५ । 


अवगुण्ठिका | अव-|- गण्ठ--ण्वल--टाप ] . घँघट, पर्दा 


2, आक्रण 3, चिक या पर्दा 


नीचे दबाया गया,--- 
नीचा, गहरा (शा० आलं० )--अम्यन्तता पुरस्तादव- ' 


मा डरा सा ..:.:-:<ल्‌लाापकाय. गा + -+> कण हक: आह न्याय 352 


१०६ ]) 


अवगुण्ठित (भू०क० कु०) [ अव+गुण्ठ--क्त ] पर्दा 
पड़ा हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ --रजनीतिमि राव- 
गुण्ठिति--कु० ४॥११। 

अवगुरणम्‌,-गोरणम | अव+गुर+ल्यद ] घुडकना, धम- 
काना, मार डालने के इरादे से प्रहार करना, शास्त्रों 
से आक्रमण करना ! 


अवग हनम्‌ | अव-+गृह -ल्यूट | . छिपाना, 
रखना 2. आलिगन करना । 

अवग्रहः [अब-- ग्रह +घजा ] . समस्त पद के घटक शब्दों 
को अलग अलग करना, सन्धिच्छेद करना 2. इस 
प्रकार को पथकता को द्योतन करने वाहा चित्त 3 
विराम, सन्धि का न होना (जंसा कि--धिक तां 
चत॑च मदनं च इमां च मां च--इसम॑ च-+- इमां ८- 
चेमां सन्धि नहीं हुई) 4. ए और ओ से परे 
का लोप हो जाने पर 5 चिह्न 5. वर्षा का न होना, 
सूखा पड़ना, अनावृष्टि-बृष्टिभवति शस्यानामवग्रह- 
विशोषिणाम--रघु ० १६२, १०।४८, नभोनभस्ययों 
वेष्टिमवग्रह इवान्तरे--१२।२९, वषव सीतां तदवग्नह- 
क्षताम कु० ५१६१, 6. बाधा, रोक 7. हाथियों का 
समह 8. हाथी का मस्तक 9», प्रकृति, मलस्वभाव 
0. दण्ड (विप० अनग्रह) 7. कोसना गाली देना । 


अछत्न 


 अवग्रहणम[ अव--ग्रह +ल्यूट ] . बाघा, रुकावट 2. 


अनादर, अवहेलना 
अवग्राह: [ अव-+-ग्रह +घजञा ] . ट्टना, वियोजन 2. 
अडचन 3. शाप दे० 'अवग्रह । 


अवघटटठ: | अव+घट्ट-- घझञ ] . बिल, गुहा, मांद 
2. शिला, चक्‍की (अनाज पीसने के लिए ), 3. जोर से 
हिलाना । 

अवधघर्षणम [ अव-+घष्‌ + ल्युट | 4. रगड़ना 2. मलना 
8. पीसना । 

अवघातः | अव-+-हन्‌ + घझञ | . प्रहार करना 2. चोट 
पहुचाना, मारना 3. प्रचण्ड आघात, तीन्न आधघात-- 
कर्णावधात निपुणन च ताडयमाना दूरीकृता: करिवरेण 
(भंगा:)--नीति० २, 4. धान आदि को ओखल में 
डालकर मूसल से कटना । 

अवधर्णनम्‌ “| अव-+घर्ण --ल्यूट्‌ | घुमेरी आना, चक्कर 
आना | 

अवधोषणम --णा | अव+घष-- ल्यट |] . घोषणा करना 
2. उदघोषणा 


| अवधष्राणम | अव-+पघ्रा+ल्यट ] सघन की क्रिया । 


अवचन (वि०) [ न० ब० ] न बोलते वाला, चुप, वाणी 
रहित--शकुन्तका साध्वसादवचना तिष्ठति--श० १, 
--नम . उक्ति का अभाव, चुप्पी, मोन 2. निन्दा, 
लांछन, भत्सना-- कर( वि० ) आज्ञा न मानने 
वाला । 


( १०७ ) 


अवचनीय (वि०) [न० त०]. जो कहने के या उच्चारण 
करने के योग्य न हो, अइलील या अशिष्ट (भाषा) 
--वादेष्ववचनीयेषु तदेव छ&गुणं भवेत्‌-मनु० ८।२६९, 
2. जो निन्‍दा या लांछन के योग्य न हो, निन्‍्दा से 
मक्त--लोकेरवचनीया भवति--मुच्छ ० २, ता कहने 
में अनौचित्य, निन्‍्दा से मक्ति--सवंथा व्यवहतंव्य 
कुतो ह्यवचनीयता - उत्तर० १।५ । 

अवच (चा) यः [अव--चि-+-अच्‌, घझ्ण वा| चयन करना 
(फल फूल आदि का)--तत: प्रविशत: कुसुमावचय म- 
भिनयन्त्यो सख्यौ--श० ४, अविरतकुसमावचा यखे- 
दात्‌--शि० ७।७१ | 

अवचारणम्‌ [अव--चर्‌ --णिच्‌--ल्यूट| किसी काम पर 
नियुक्त करना, प्रयोग, प्रगमन की पद्धति । 

अवचूड:-लः [अवनता चूडा अग्न॑ यस्य वा डो लः] रथ के 
ऊपर लहराता हुआ कपड़ा, ध्वजा के शिरोभाग में 
बंधा हुआ (चौरी जसा ) अधोम्‌ख वस्त्रखंड,-- पिच्छा- 
वचूडमनुमाधवधाम जग्म:--शि० ५१३, दिवसकर- 
वारणस्यावचूछचामरकलाप:---का ० २६। 

अवच्‌णनम्‌ [अव--चूर्ण +ल्युट] 7. चुरा करना, पीसना, 
चूर्ण बनाना 2. चूरा बुरकाना विशेषकर कोई सूखी 
दवा घाव पर बुरकाना । « 

अवचूल-- दे ० अवचड । 

अवचूलकः-कम्‌ [अवनता चूडा यस्य, डस्य लत्वम्‌--संज्ञायां 
कन्‌ | मक्खियों को उड़ाने के लिए ब्रश या चंवर । 

अवच्छ (च्छा) दः [अव--छद्‌--क] आवरण, ढक्कन--- 
-““कांचनावच्छदानू (खरान्‌ )--रामा० । 

अवच्छिन्न (भू० क० कृ०) [अव-+छिद्‌+क्त] 4. काटा 
हुआ 2. अलगाया हुआ, बंटा हुआ, पृथक्‌ किया हुआ 
3. (तकशास्त्र में) अपने विहित विशिष्ट गणों द्वारा 
दूसरी सब वस्तुओं से पृथक्‌ की गई वस्तु 4. 
सीमित, विकृत, निश्चित--दिक्‍्कालाद्यनवच्छिन्न- 
भत्‌० २१, 5. किसी विशेषण से यक्‍त, विशिष्ट, 
विविक्त तथा उपलक्षित । 

अवच्छुरित (वि०) [अव-+छुर्‌-+क्त] मिश्रित--तम 
अद्वहास । 

अवच्छेद: [अव--छिद्‌ +- घठ्म | . खंड, अंश 2. सीमा, 
मादा 3. विच्छेद 4. भंद, विवेचन, (विशज्ञेषणों 
द्वारा ),विशिष्टीकरण 5. दृढ़ निश्चय,निर्णय, फैसला-- 
शब्दाथस्यथानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव:ः--वाक्‌ ० ६, 
6. पदार्थ का वह गुण जो उसे औरों से अलग कर दे, 
लक्षणदर्शी गुण 7. सीमा बाँधना, परिभाषा करना । 

अवच्छेदक (वि०) [अव-+छिद्‌-+ण्वल] ॥. वियोजक 2. 
निर्धारक, निर्णायक 3. सीमा बाँधने वाला 4. विवे- 
चक, विशिष्टीकारक 5. विशेष लक्षण---कः 7. जो 
विवेचन करे 2. विधेय, लक्षण, गुण । 


अवजय:ः [अव--जि--अच्‌ |] पराजय, दूसरों पर विजय, 
“-येनेन्द्रलोकावजयाय दृष्त:---रघु० ६।६२ । 

अवजितिः (स्त्री०) [अव--जि-- क्तिन्‌| विजय, पराजय | 

अवज्ञा [अव->ज्ञा--क]| अनादर, तिरस्कार, अवमति, 
अवहेलना (कर्म०, करण०, अधि० या संबं० के साथ) 
--आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार -- रघु० २।४१, ये नाम 
केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञामू---मा० १।॥६। सम० 
-उपहत तिर॒स्का रपीडित, नीचा दिखाया गया---दुःख म 
नीचा दिखाये जाने की वेदना--मा जीवन यः परा- 
वज्ञादुःखदग्धो४पि जीवति---शि० २॥४५ । 

अवज्ञानम्‌ [अव--ज्ञा --ल्यूट | अनादर, तिरस्कार । 

अबदठः [अव्‌--अटन्‌ | . विवर, गुफा 2. गतं--अव्े चापि 
मे राम प्रक्षिपेमं कलेवरं, अबटे ये निधीयंते--रामा० 
3. कुआं 4 शरीर का कोई दबा हुआ या नीचा भाग, 
नाड़ीत्रण,--अवटश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके--- 
याज्ञ० ३।९८ 5. बाजीगर । सम०---कच्छपः गढ़े 
में घुसा हुआ कछुवा (आलं०) अनुभवशन्य, जिसने 
संसार का कुछ न देखा हो । 

अवरदि:-टठी (स्त्री०) [अव्‌--अटि पक्षे छीष] 7. विवर 
2. कुआँ। 

अबटोट (वि० ) [नासिकाया: नतं अवटीटम्‌, अव--टीठन्‌ 
नासिकाया: संज्ञायाम्‌ नासिकाप्यवटीटा, पुरुषो5प्यव- 
टीट: | जिसकी नाक चपटी है, चपटी नाक वाला | 

अवदु: | अव-टीक्‌--डुः | 7. बिल 2. कुआं 3. गरदन 
का पृष्ठभाग, 4 शरीर का दबा हुआ अंग ठुः 
(स्त्री०) गरदन का उठा हुआ भाग,--टु (नपुं०) 
विवर, दरार | 

अवडीनम्‌ [अव--डी--क्त] पक्षी की उड़ान, नीचे की 
ओर उड़ना । 

अवतंसः-सम्‌ [अव--तंस-- घञ ] . हार 2. कर्णाभूषण, 
अंगूठी के आकार का आभूषण, कान का गहना (आलं० 
भी )-गणा नमेरुप्रसवावतंसा:---कु० १५५, स्ववाहन- 
क्षीभचलावतंसा:--9।३८, रघृ० १३।४९, 3. शिरो- 
भूषण, मुकुट (आलं०) आभूषण का काम देने वाली 
कोई भी वस्तु--तामरसावतंसा: जलसंनिवेशा:--- 
चात० २॥।३, पुंडरीकावतंसाभि: परिखाभि:--रामा० 
-“पुष्पावतस सलिलम्‌--सुश्र ० । 

अवतंसकः [अव--तंस्‌-+-ण्वुल | कर्णाभूषण, आभूषण । 

अवतंसयति (ना० धा० पर० ) कर्णाभूषण के रूप में प्रयक्‍त 
करना, कानों की बालियाँ बनाना--अवतंसयन्ति 
दयमाना: प्रमदा: शिरीषकुसमानि--द ० १।४ । 

अवततिः (स्त्री०) [अव--तन्‌--क्तिन] फैलाव, प्रसार । 

अवतप्त (भू० क० कृ०) [अव--तप्‌--क्त| गरम किया 
हुआ, चमकाया हुआ-अवतप्ते नक्ुलस्थितम्‌--आखेटी 
नेवले का गर्म भूमि पर खड़ा होना, (रूपक के 


( १०८ ) 


ढंग से इस प्रकार मनष्य की अस्थिरता के विषय में 
कहा जाता हँ)--अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत्‌ -- 
सिद्धा ० । 

अवतमसम्‌ [ प्रा० स० ] झुटपुटा, अल्पांघकार--क्षीणे5वत- 
मसं तम:--अमर ०, अंधकार-अवतमसभिदाय भास्व- 
ताभ्मद्गतेन---शि० ११।५७, (यहाँ मल्लि० कहता 
हैं :--यद्यपि क्षीणेइबतमसं तम इत्यक्तं तथापि इह 
विरोधाद्विशेषताद रेण सामान्यमेव ग्राह्मम ) 


अवबतरः [अव-+त+अप्‌ |] उतार, ने० ३॥५३, शि० 
१॥४३ । 

अवतरणम्‌ [ अव+त-+ल्यूट |] . स्नान करने के लिए 
पानी में नीचे उतरना, उतार, नीचे आना 2. अवतार 
दे० अवतार 3. पार करना 4 स्तान करन का 
पवित्र स्थान 5. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद 
करना 6. परिचय 7. उद्धृत किया हुआ, उद्धरण । 

अवतरणिका [| अबतरणी-+-कन्‌ हृस्वः टाप्‌ |7. ग्रन्थ के 
आरम्भ में किया गया मंगलाचरण, जो कि, कहते हें, 
संबोधित किये गये देवताओं को स्वर्ग से नीचे उतार 
लाता हूं, 2. प्रस्तावता, भूमिका । 

अवतरणी [ अवतरति ग्रन्थोष्न्या---अवत्‌--करणे ल्यट ] 
भूमिका । 

अवतपंणम्‌ [ अव+तृप्‌+ ल्युट्‌ | 
उपचार । 

अवताडनम | अव-+तड्+णिच्‌ -- ल्युट | 4. कुचलना 
रोंदना,--नंसगिकौ सुरभिण: कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि 
स्थितिनं चरण रवताडइनतानि--उत्तर० १॥१४ 2, 
मारना । 

अवतान: | अव-+तन्‌+-घञ | 4. फलाव 2. घनष का 
तनाव 3, आवरण, चंदोवा। 


अवक्‍तारः: [| अव+त+घजा | 4. उतार, उदय, आरंभ 
--वसनन्‍्तावतारसमय---श० १, 2. रूप, प्रकट होना 
--मत्स्यादिभिरवतार रवता रवता5वतावसु ध। म-शंक र ० 
3.देवता का भूमि पर पदाप॑ण, अवतार लेना,-कोः5्प्येष 
संप्रति नव: पुरुषावतार: उत्तर० ५॥३३ घधमाथ- 
कामामीक्षाणामवत्तार इवाज़वान्‌--रघु ० १०।८४, 4 
विष्ण का अवतार--विष्णयन दशावतारणगहने क्षिप्तों 
महासंक”-भत ० ३।९५, (विष्णू के दस अवतार नीच 
लिखे इलोक में बताये गये हँ :--वेदान द्धरते जगच्ति- 
वहते भगोलमद्ठि भ्रते, देत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्र- 
क्षयं कुबंते । पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात- 


शान्ति देने वाला 


न्वते, म्लेच्छान्मूछेयते दशाकृतिकृते कृष्णायाततुम्य॑ 
नमः: ।। मत्स्य: कर्मो वराहश्च नरसिहोध्थ वामन:, 


रामो रामरच कृष्णइच बुद्ध: कलको च ते दश ।। गीत ०) 
5. नया दशेन, विकास, जन्म--नवावतारं कमलादि- 
वोत्पलम्‌-- रघु० ३।३६, ५४२४, 6. तीर्थ स्थान 


7. (जहाज से) उतरने का स्थान 8. अनुवाद 9. 
जोहड़, तालाब 0 प्रस्तावना, भमिका । 

अवतारक (वि०) (स्त्री०--रिका) [ अव--तू+ णिच्‌ +- 
ण्वुल |] 4. किसी को जन्‍म देने वाला 2. अवतार 
लेने वाला । 

अवतारणम्‌ [ अव-+-त्‌+ णिच्‌ -- ल्यट्‌ | . उतारना 2, 
अनुवाद 3. किसी भूत प्रेत का आवेश 4. पूजा, 
आराधना 5. भूमिका या प्रस्तावना । 


अबतीर्ण (भू० क० कृ०) [अव--त+क्त] . नीचे आया 
आ, उतरा हुआ 2, स्तात 3. पार गया हुआ, पार 
केया हुआ --अधपि नामावतीर्णो्सि वाणगीचरम्‌-- 
मा० १। 

अवतोका [अवपतितं तोकम्‌ अस्या:, प्रा० ब०] स्त्री या 
गाय जिसका किसी दुधंटना के कारण गर्भ गिर 
गया हो । 

अवत्तिन्‌ (वि०) [अव+दो-+इनि] जो विभाजन करता 
हैं, काठकर पृथक करता हैं; पंच" पांच भागों में 
बाँटन वाला । 

अवदंदश: |अव-- दंश--घञा | ऐसा चरपरा भोजन जिसके 
खाने से प्यास लगें, उत्तजक । 

अवदाधः [अव+ दह -घला हस्य घः] . गर्मी 2. ग्रीष्म 
ऋतु । 

अवदात (वि०) [अव--द--क्त] [. सुन्दर--अवदात- 
कांति:--दश० १०७, 2. स्वच्छ, पवित्र, घम्िर्मल 
परिष्कृत-सवंविद्या वदातचे ता:-का ० ३६, 3. उज्ज्वल, 
इवेत-- रजनिकरकलाघदातं कुलम्‌---का ० २३ ३, कुंदा- 
वदाता: कलहंसम।ला:-भट्ठि ० २।१८, 4. गुणी, सदृगुणी 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि न कृतमवदातं कम--का० ६२, 
5. पीला--तः रवेत या पीला ग। 

अवदानम्‌ | अव+दो-+-ल्यूट | : पवित्र एवं मान्यता 
प्राप्त वत्ति 2. सम्पन्त कार्य 3. शोये सम्पन्त या 
कीतिकर काये, पराक्रम, शरवी रता, प्रशस्त सफलता, 
संगीयमान त्रिपुरावदा न:--कु० ७।४८, प्रापदस्त्रमव- 
दानतीषितातू--रध ० ११।२१, 4. कथावस्तु 5. काट 
कर ट्कड़े २ करना । 

अवदारणम॒ [ अव-+-द+णिच--ल्यट | ।. फाड़ना 
बांटना, खीदना, काट कर टकड़े २ करना 2. कुदाल 
खुर्पा । 

अवदाहः [ अव-+दह +-घज_ ] गर्मी, जलन। 

अवदीर्ण (भ० क० कृ०) [ अव+दुन-क्त | 4. बाँटा 
हुआ, टूटा हुआ 2. पिधलाया हुआ, खंडित 3. हड़- 
बड़ाया हुआ । 

अवदिह:ः | अव-+दृह +घज्म ] . दुहना, 2. दूध । 

अवच्य (वि०) [ न० त० | त्याज्य, निद्य, प्रशंसा के 
अकोग्य--न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम-- मालवि० 


( १०९ ) 


१।२, 2. सदोष, दोष युक्त, निन्दाहेँ, अरुचिकर, 
अप्रिय---उदवह॒दनवद्यां तामवद्यादपेत:--रघु० ७।७०, 
अनवद्य' भी 3. चर्चा के अयोग्य, 4. नीच, अधम, 
--चम्‌ 4. अपराध, दोष, खोट 2. पाप, दुव्यसन 3. 
लांछन, निन्दा, सिड़की---उदवहृदनवर्या तामवद्या- 
दपेत:-रघ्‌ ० ७|७० । 

अवद्योतनम [ अव-+द्यत्‌ +ल्युट्‌ | प्रकाश । 

अवधानम [ अव--धा + ल्यूट | . ध्यान---अवधानपरे 
चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते .विलोचने --कु० ४१२, 
एकाग्रता, सावधानी--दत्तावधान: श्वणोति--साव- 
धानतापूर्वक सुनता है 2. रऊगन, सतकंता, चौकसी 
अवधानात्‌ सतकतापूर्वक, ध्यानपूर्वक,--श्वणुत जना 
अवधानात क्रियामिमां कालिदासस्य--विक्रम० १२, 
(पाठ5०) । 

अवधारः | अव--घ-+णिच्‌-+-घजा | सही निश्चय, सीमा । 

अवधारक (वि०) [अव-+धर-णिच्‌-+ पण्वुल | सही निश्चय 
करने वाला । 

अवधारण (वि०) [ अवर--घध्‌+णिच्‌ -+ल्‍्युट्‌ | प्रतिबंधक 
सीमाबन्धन करने वाला, णम,--णा . निश्चय 
निर्धारण 2. पुष्टीकरण, बल 3. सीमा नियत करना 
(शब्दों के अर्थोंको )--यावदवधा रणे, एवावधारण 
मात्र कात्सन्येड्बधा रणे--अमर ० 4. किसी एक निद- 
शंन तक--या सबसे पृथक करके --प्रतिबंध 
लगाना । 

अवधि: [ अवर--धा-+-कि |] ।. प्रयोग, ध्यान 2. सीमा 
मर्यादा--अन्तर्भतकारी या एकान्तिक--( स्थान ऑर 
समृय की दृष्टि से), सिरा, समाप्ति--स्मरशापाव- 
धिदां सरस्वती--कु० ४४३, उपसहार, प्रायः 
समास के अन्त में अथ होता हं--के साथ समाप्त 
होते हुए! यथासंभव 'तक' - एप ते जीवितावधि: 
प्रवाद:---उत्त र ० १, 3. नियतकाल, समय--रघु० 
१६।५२, शेषान मासान्‌ विरहदिवसस्थापितस्यावधर्वा 
>-मेघ ०८९, यदवधि---तदवधि जबसे-तबसे, जबतक 
--तंबतक 4. पूवनियक्ति 5. नियुक्ति 6. प्रभाग, 
जिला, विभाग 7. विवर, गते । 


अवधीर (च० पर०) अवहेलना करना, अनादर करना, 
नीचा दिखाना,--अवधोरितसुहृद्दतनस्य--हि० १, 
घृणा करना, तिरस्कार करना । 

अवधीरणम [ अव--धी र्‌-+-ल्यूट्‌ | अनादर पूर्वक बर्ताव 
करना । 

अवधीरणा [ अव--धीर्‌--ल्यूट-+-टाप | अनादर, तिर- 
स्कार,--क्वतवत्यसि नावधी रणामपराद्धेडपि यदा चिर 
मयि-रघु ० ८।४८, मालवि० ३।१९, अय॑ स ते तिष्ठति 
सद्भमोत्सुकी विशद्धूसे भीरु यतोधवधीरणाम्‌--श'० 
३।१४ | 


अवधत (भ० क० कृ०) [ अव--घू+-कक्‍्त ] . हिलाया 
हुआ, लहराया हुआ 2. त्यागा हुआ, अस्वीक्ृत, घृुणित 
---रघ० १९।४३, 3. अपमानित, तिरस्कृत,-- तः वह 
सन्यासी जिसने सांसारिक बंधनों तथा विषय-वासनाओं 
को त्याग दिया है--यो विल्ंध्याश्रमान्‌ वर्णानात्मन्येव 
स्थित: प्रमानु, अतिवणश्रिमी योगी अवधूत: स 
उच्यते । या--अक्षरत्वात्‌॒ वरेण्यत्वात॒॒ धतसंसा र- 
बंधनात, तत्त्वमस्यथ सिद्धल्वादवध तो$भिधी यते । 

अवधननम | अव-+ध-+ल्युट्‌ ] १. हिलाना, रूहराना 2 
क्षोभ, कंपकंपी 3. अवहेलना । 

अवध्य (वि०) [ न० त० ]. मारने के अयोग्य, पवित्र, 
मत्य से मक्‍त । क 

अवध्वंत्तः | प्रा० स०] [. परित्याग, उनन्‍्मोचन 2. चूरा 
राख 3. अनादर, निदा, लांछन, 4. गिर कर अलग 
होना 5. ब्रकना । 


अवनम [ अव्‌-+-ल्युट | !. रक्षा, प्रतिरक्षा--नलो ० १।४, 
2. तृप्तिकर, प्रसन्‍नतादायक 3. कामना, इच्छा 4. 
हष, संतोष । 

अवनत ( भ० क० कृ०) | अव+नम्‌-+-क्‍त | 4. नीचे 
झुका हुआ, खिन्‍न, विनय, प्रश्नयः 2. डूबता हुआ 
झकता हुआ, नीचे गिरता हुआ । 

अवनतिः (स्त्री०) [अव-+-नम्‌+ क्तिन्‌ | . झुकना, मस्तक 
झकाना, झकाव,---अवनतिमवन:--मद्रा ० १२, शि० 
९।८, 2. पश्चिम म॑ छिपना, डबना 3. प्रणाम, दंडवत्‌ 
4. झकाव ( जैसे धनुष का )-धनुषामवनति: का० (यहाँ 
अ' का अर्थ अवनमन' भी होता हैं) 5. शालीनता, 
विनम्नता । 

अवनद्ध (भू० क० कृ०) | अव-+-नह +-क्त | 4. निर्मित 
बना हुआ 2. स्थिर, बेठाया हुआ, बांधा हुआ, जुड़ा 
हुआ, एक जगह रक्‍खा हुआ, --द्धम्‌ ढोल । 


अवनम्र (वि०) [ प्रा० स० ] अवनत, झुका हुआ-पर्याप्त- 
पुष्पस्तवकावनम्रा--क्रु० ३।५४, पाद पेरों पर गिरा 
हुआ । द 

अबन (ना) यः | अव+नी-+-अच्‌, घ्ऊक वा ] 4. नीचे 
ले जाना 2. नीच उतारना । 

अवनाट (वि०) [ नतं नासिकाया:, 
अवटोट | चपटी नाक वाला । 

अवनाम: [अव-+नम्‌+घछ्ा | . झुकना, नमस्कार करना 
पेरों पर गिरना 2. नीचे झकाना । 

अबनाह: [ अव+नह +घणा | बांधना, पेटी लगाना 
कसना । 

अवनिः: --नी (स्त्री०)[ अव्‌+-अनि, पक्षे छीप्‌ | ॥. पृथ्वी 
2. आकृति 3. नदी। सम०--ईवाः,--ईववर:, 
-नाथ:,--पतिः,--पाल: भ्स्वामी, राजा -पति रवनि- 
पतीनां तैश्वकाश चतुभि: रघृ०--१०।८६, ११९३, 


अव-+-नाटचू, दे० 


( ११० ) 


-“चर (वि०) पृथ्वी पर घमने वॉला, आवारागदं, 
घमक्कड़,--ध्र: पहाड़,---तलम्‌ पृथ्वीतल,---भंडलम्‌ 
भूमंडल,--रुहः,--रुट वक्ष । 

अवनेजनम [अव--निज्‌-+-ल्यट | . प्रक्षालन, मार्जन--न 
कुर्यादगुरुपुत्रस्य पादयोरचावन जनम्‌ू---मनु ० २२०९, 

धोने के लिए पानी, पर धोना 3. श्राद्ध में पिडदान 

की वेदी पर बिछायें हुए कुशों पर जल छिड़कना । 

अवन्तिः- ती (स्त्री०) | अव--झिच्‌ बा०; पक्ष डीष | 
. एक नगर का नाम, बतेमान उज्जयिनी, हिन्दुओं के 
सात पवित्र नगरों में से एक, कहा जाता हैँ कि यहाँ 
मरने से शाश्वत सुख मिलता है---अयोध्या मथुरा 
माया काशी काडछ्चिरवन्तिका, पुरी द्वारावती चेव 
सप्तेता मोक्षदायिका: । अवन्ती को स्त्रियां काम-कला 
में अत्यन्त कुशल होती हैं, तु० आवंत्य एवं निषुणा: 
सुदशो रतकमंणि-बालरा ० १०।८२; 2. एक नदी का 
नाम,--(पुं०->ब० व०) एक देश का नाम जिसे 
आजकल मालवा कहते हैँ, तथा वहाँ के निवासी 
इसकी राजधानी सिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्ज- 
थिनी नगरी हे--इसके नगरांचल में महाकाल का 
एक मन्दिर भी हें; अवन्‍न्तिनाथो5्यमुदग्रबाहु:---रघु ० 
६।३२२, असौ महाकालनिकेतनस्यथ वसन्नदूरे किल 
चन्द्रमोले:--६।३४, ३५, प्राप्यावन्तीनदयनकथा को 
विदग्रामवृद्धान-मेघ० ३०, अवन्‍न्तीषज्जयथिनी नाम 
नगरीं--का ० ५२। सम०-पुरम्‌ अवन्ती नामक नगर, 
उज्जयिनी । 

अबन्ध्य (वि०) [न० त० | जो बंजर न हो, उबर, उपजाऊ।। 

अवपतनम [अव-पत्--ल्यट | उतरना, नीचे आना । 

अवपाक (वि०) [ अवक्ृष्ट: पाको यस्य--ब० स०] बुरी 
तरह पकाया हुआ,---कः बरी तरह से पकाना । 


अवपातः [अव-+पत्‌-- घञ | . नीचे गिरता-अधश्चरणा- 
वपातम्‌--भततं ० २३१, परों पर गिरना, (आलं० ) 
चापलसी 2. उतरना, नीचे आना 3. विवर, गत॑ 4 
विशेषकर हाथियों को पकड़ने के लिए बनाया गया 
बिल या गत -- अवपातस्तु हस्त्यथ गत छनन्‍्न॑ तृणा- 
दिना--यादव: रोधांसि निध्नत्नवपातमग्नः करोव वन्य 
परुष ररास--रघु ० १६।७८ | 

अवपातनम्‌ [अव--पत्‌--णिच्‌ --ल्युट्‌ |] गिराना, ठुकराना, 
नीचे फेंकना । 

अवपात्रित (वि०) [अवपात्र (ना० धा० )-[-णिच्‌--क्‍त | 
जातिबहिष्कृत, एसा व्यक्ति जिसको बिरादरी के लोग 
अपने पात्र में भोजन कराने के लिए अनुमति 
देते हों । 

अवपीड: (अव+पीड-+-णिच्‌-+ घञ्म | 4. नीचे दबाना 
दबाव 2. एक प्रकार की औषधि जिसके संघन से 
छींक आती हैं, नस्य । 


अवपीडनम्‌ [अव-+पीड्‌्+णिच्‌-ल्यूट] . दबाने की 
क्रिया 2. नस्य,--ना क्षति, आघात । 

अवबोध: [अव-ब॒ध्‌-- घझ | 4. जागना, जागरूक होना 
(विप० स्वप्न )--यौ तु स्वप्नावबोधौं तौ भूतानां 
प्रलयोदयो--कु० २।८, भग० ६। १७, 2. ज्ञान, प्रत्यक्षी 
करण---स्वभतुनामग्रहणाह्भूव सान्द्रे रजस्यात्मपराव- 
बोध:--रघु० ७।४१, ५१६४, प्रतिकलेष तक्ष्णस्याव- 
बोध: क्रोध इष्यते--सा० द०, 3. विवेचन, निर्णय 
4. शिक्षण, संसूचन । 

अवबोधक (वि०) [अव-ब॒ध्‌+ण्बुल] संकेतक, दरश्शाने 
वाला,--कः . सूर्य, 2. भाट 3 अध्यापक । 

अवबोधनम्‌ [अव--बध्‌-+ल्य॒ट | ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण । 

अवभज्गः [अव--भज्ज्‌+-घजा ] नीचा दिखाना, जीतना, 
हराना । 

अवभासः [अव-भास्‌+घजञा | 7. चमक-दमक, कान्ति, 
प्रकाश 2. ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण 3 प्रकट होना, प्रकाशन, 
अन्तः प्रेरणा 4. स्थान, पहुंच, क्षेत्र 5. भिथ्याज्ञान । 

अवभासक (वि०) [अव-भास्‌+पण्वुल] प्रकाशक,--कम 
परत्रह्म । क्‍ 

अवभुग्न (वि०) [अव--भुज्‌--क्त| सिकुड़ा हुआ, झुका 
हुआ, टंढ़ा किया हुआ । 

अवभथः [अव-भ--क्थन] 4. मुख्य यज्ञ की समाप्ति 
पर शुद्धि के लिए किया जाने वाला स्‍्नान--भवं 
कोष्णन कुण्डोध्नी मेध्येनावभथादपि---रघु ० १।८४ 
९२२, ११।३१, १३।६१, 2. माजन के लिए जल 3 
अतिरिक्त यज्ञ जो पृव॑क्ृृत मुख्य यज्ञ की त्रटियों की 
शांति के लिए किया जाता है, सामान्य यज्ञानष्ठान 
“एस्नातवत्यवभूथ ततस्त्वयि---शि० १४।१० | सम० 
“स्नानम्‌ यज्ञानुष्ठान की समाध्ति पर किया जाने 
वाला स्नान । 

अवश्रः अपहरण, उठाकर ले जाना । 


अवच्नट (वि०) [नतं नासिकाया:--अब-|- भ्रटच] चपटी 
नाक वाला । 

अबम (वि०) [अव्‌-+-अमच्‌ | . पापपूर्ण 2. घणित, कमीना 
3. खोटा, नीच, घटिया (विप० परम)--अनलकान- 
लकानवमां पुरीम--रघु० ९१४, दे० अनवम' 4. 
अगला, घनिष्ट 5. पिछला, सबसे छोटा । 

अवमत (भू० क० क ०) [अव--मन्‌ +-क्त | घृणित, कुत्सित । 
सम ०--अदड्डक॒शः अंकुश को न मानने वाला हाथी, 
मदमत्त - अन्वेतुकामोध्वमतांडकुशग्रह:-शि० १२।१६ | 

अवमतिः (स्त्री०)) [अव-मन्‌--क्तिन] 4. अवहेलना, 
अनादर 2. अरुचि, नापसंदगी । 

अवम्द: [अव-- मद -- घञ्म ] . कुचलना, 2. वर्बाद करना, 

अत्याचार करना । 
अवमर्ंः [अव-- मृश्‌-- घञ_] स्पर्श, संपक । 


( 


अवमष: [अवर-+म्‌ृष +घधजा ] 4. विचारविमरशं, आलोचना, 
2 नाटक की पाँच मुख्य सन्धियों में से एक--यत्र 
मुख्यफलोपाय उदख्धिन्नों गर्भतोषईधिक:, शापाद्येः सान्‍्त- 
रायहच सो5वमष इति स्मत:। सा० द० ३६६: 
'विमर्ष भी इसी को कहते है, 3. आक्रमण करना । 

अवमषणम्‌ [अव-+-मृष्‌--ल्युट] . असहनशीलता, असहि 
एणता 2. मिटा देना, मिटा डालना, स्मृतिपथ से 
निष्कासन | 


अबमानः [अव--मन्‌--घजञा | अनादर, तिरस्कार, अव+# 


हेलना । 
अवमाननम्‌-ना [अव-+-मन्‌-+ णिच्‌-- ल्यूटू यूच वा] अना- 
दर, तिरस्कार । 
अवमसानिन्‌ [अवर्न मन्‌+णिच्-+ णिनि] तिरस्कार करने 
वाला, धणा करने वाला, अपमान करने वाला 
घधिझुमामुपस्थितश्नयोब्वमानिनम्‌---श ० ६, अयि 
आत्म-गणावमानिनि--श० ३ । 


अवमूधन (वि०) [अवनतो मूर्धाउस्थ]| सिर झुकाये हुए। 
सम०---शय (वि० ) सिर को नीचे लटका कर लेटा 
हुआ, जैसे कि मनुष्य (विप० देव )--उत्तानशया देवा 
अवमधेशया मनृष्या: । 

अवभोचनम्‌ [अव-+-मुच--ल्युट्‌] स्वतंत्र करना, मुक्त 
करना, ढीला करना । | 

अवयवब: [अव-|-यु-+अच्‌ ] !. (शरीर का ) अंग- मुखा- 
वयवलनां ताम---रघ० १२।४३ अमरु० ४०, ४६: 
सदस्य,-कस्मिश्चिदपि जीवति नन्दान्वयावयवे-म॒द्रा ० १ 
2. भाग, अंश 3. तकसंगत युक्ति या अनमान का 
घटक या अंग (यह पाँच हैं :--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण 
उपनय और निगमन ) 4. शरीर 5. घटक, संविधायी 
उपादान (जंसे किसी संमिश्रण के)। सम०--अर्थः 
शब्द के संविधायी अंशों का आशय । 


अवयवबशः (अव्य०) [अवयवर--शस्‌ | अंश अंश करके 
अलग २, टकड़े टकड करके । 

अवयबिन्‌ (वि०) [अवयव--इनि] अवयव, अंश या उप- 
भागों से बना हुआ, (पूं०-यी) /. पूर्ण 2. अनुमान- 
वाक्य या कोई तकसंगत संधि । 

अवर (वि०) [न वरः इति अवरः न० त०, वर्न-अप 
बा० |!. (क) आय में छोटा,--मासेनावर:-- 
मासावर:--सिद्धा ० (ख) बाद का, पर्चवर्ती, पिछला 
(समय और स्थान की दृष्टि से )-यदवरं कौशाम्ब्या 
यदवरमाग्रहायण्या:--सिद्धा ० 2. अन॒वर्ती, उत्तरवर्ती 
3. नीचे, अपेक्षाकृत नीचा, घटिया, कम 4. नीच, 
'महत्त्वहीन, सबसे ब्रा, निम्ततम (विप० उत्तम) 
अव्यडकूग्यमवरं स्मतम्‌--काव्य ० १, दूरेण छ्यवरं कर्म- 
बृद्धियोगाउनञ्जय---भग ० २।४९, श्रद्‌दधानः श्भां 
विद्यामाददीतावरादपि--मनु ० २।२३८ 5. अन्तिम 


अवरोधिक (वि० 


१११ ) 


(विप० प्रथम) सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌--कु० 
७।४४, 6. न्यूनातिन्यून, (प्रायः समास के उत्तरपद के 
रूप म अंकों के साथ )-व्यवर: साक्षिभिर्भाव्य:---मन्‌ ० 
८।६०, त्र्यवरा परिषद्‌ ज्ञया--१२॥११२, याज्ञ० 
२।६९, 7. पश्चिमी,---रम हाथी की पिछली जांघ 
(“रा भी) । सम०- अधे: . थोड़े से थोड़ा भाग, 
न्यूनातिन्यन 2. उत्तराध 3. शरीर का पिछला भाग, 
-जअवर (वि०) नीचतम, सबसे घटिया--न हि प्रकन- 
ष्टान्‌ प्रष्यांस्तु प्रेषयंत्यववरावरान्‌--रामा०--- उक्त 
(वि०) अन्त में कहा हुआ,--ज (वि०) अपेक्षाकृत 
छोटा, कनीयान्‌ (-- जः) छोटा भाई--विदर्भ राजा- 
वरजा---रघु० ६।५८, ८४, १२।३२,--वर्ण (वि०) 
नीच जाति का (-णें:) . श॒द्र 2. अन्तिम या चौथा 
वर्ण.--- बणकः-- वणज: शृ॒द्र,--ब्रतः सूय,---शेलः पदिचि- 
मी पहाड़ (जिसके पीछे सूर्य डबता हुआ समझा 
जाता है) । 

अवरतः (अव्य०) [ अवर--तसिल ] पीछ, बाद में, 
पिछला, पश्चवर्ती । 

अवरतिः (स्त्री०) | अव--रम्‌+क्तिन | . ठहरना 
रुकना 2. विराम, विश्राम, आराम । 

अवरोण (वि०) [ अवर-+-ख | !. पदावनत, खोट मिला 
हुआ 2. घृणित । 

अवरुग्ण (वि०) [| अव+रुजू--क्त | 4. टूटा हुआ, फटा 
हुआ 2. रोगी । 

अवरुद्धिः (स्त्री०) | अव-रुध्‌-- क्तिन |] 4. रुकावट 
प्रतिबन्ध 2. घेरा 3. प्राप्ति । 

अवरूप (वि०) [ ब० स० | कुरूप, विकलांग । 

अवरोचकः [ अव--रुच्‌ +ण्वुल |] भख न लगना । 


अवरोधः [ अव--रुघ-+-धघञा | . बाधा, रुकावट 2. प्रति- 
बंध - अन्त: प्राणावरोध:--मुच्छ ० १।१, 3. अन्त:पुर 
जनानखाना, रनवास---निन्‍्य विनीतेरवरोधदक्षे:--कु० 
७।७ ३, ' गृहेष राज्ञ:--श० ५३, ६।११, 4. राजा-की 
रानियाँ (समष्टि रूप से) (प्रायः ब० व० ) ; --अव- 
रोध महत्यपि--रघ्‌० १।३२, ४॥६८, ८७, ६।४८ 
१६।५८, 5. घेरा, बन्दीकरण 6. किलाबंदी, नाकेबंदी 
7. ढक्‍कन 8. बाड़ा, गोठ 9. चौकीदार 40., हलकापन 
खोखलापन । 

अवरोधक (वि०) [ अव--रुध्‌+-ण्वल ] 4. बाधा डालने 
वाला, 2. घेरा डालने वाला,--कः पहरेदार,--कम्‌ 
रोक, बाड़ । 

अवरोधनम्‌ [ अव--रुघ्‌-+- ल्यूट |] !. किलाबंदी, नाकेबंदी 
2. बाधा, 3. रुकावट, अड़चन 4. राजा का अंतः- 
पुर--राजावरोधनवध्‌ रवता रयन्‍्त:--शि० ५।१८ । 

) [ अवरोध-+-ठन | . बाधाजनक, 

अड़चन डालने वाला 2. घेरा डालने वाला |--कः 


( ११२ ) 


अंत:पुर का पहरेदार,--का अंतःपुर की पहरेदार- 
सत्री--ययस्त्रड्भाधिरुह्ीबवरोधिका:-- शि० १२२० । 

अवरोधिन (थि०) [ अवरोध-+-इनि ] . रुकावट डालने 
वाला, बाधा डालने वाला, 2. घरा डालने वाला । 

अवरीपणम्‌ [ अव-+-रुह + णिच्‌-+-ल्‍ल्यूटू, पुकागमः ] . 
उन्मूलन 2. नीचे उतारना 3. ले जाना, वज्चित 
करना, घटाना । 

अवरोहः [ अव--रुह +घजा_ ] . उतार 2. नीचे से चोटी 
तक वक्ष के ऊपर लिपटन वाली लता 3. आकाश 4. 
लटकती हुई शाखा (जैसे बड़ की )--अवरोहशता- 
कीर्ण वटमासाद्य तस्थतुः--रामा० 5. (संगीत में) 
स्वरों का ऊपर से नीचे आना । 

अवरोहणम्‌ [ अव-|-रुह +लल्‍्युट |] . उतरना, नीचे आना 
2, चढ़ना । 

अवर्ण (वि०) [ न० ब० ] 4. रंगहीन 2. बुरा, नीचा, 
“जे: . लोकापवाद, अपकीरतति, कुलंक, बद्वा,--सोढू 
न तत्पूर्व॑मवर्णमीशं --रघु० १४।३८, 2. लांछन, निन्दा 
--नें चावदड्डूत रवर्णमार्या---५७, कोई दुर्वंचन नहीं 
कहा 

अवलक्ष (वि०) [ अव-+लक्ष--घञ ] [ वलक्ष भी 
लिखा जाता हूँ ] र्वेत,--क्षः श्वेत वर्ण । 

अवरूग्न (वि०) [ अव-+-लग्‌---क्त ] चिपका हुआ, लगा 
हुआ, सटा हुआ,-ग्नः कमर । 

अवलम्ब: | अव-+-लम्बू+-घञा ] . नीच लरूटकना 

सहारे लटकना, सहारा (आलं० भी )---तन्तुजालाव- 

लम्बा:--मेघ० ७०, कुनप्ति भवनद्वार सेवा भतं० 
१।६७, 3. स्तंभ, आड़, आश्रय (शा० तथा आलं०) 
“सावलम्बगमना-रघु० १९।५०, दूसरों के सहारे चलन 
वाली,--सन्ततिविच्छेदरनि रवलम्बानाम-- श ० ६, देवे 
नंत्थं दत्तहस्तावलम्वे---रत्न० १॥८, 4. अतः बंसाखी 
या छडी जो सहारे के लिए रकक्‍्खी जाती है । 

अवलम्बनम | अव--लम्ब्‌--ल्यट ] . स्तंभ, सहारा, आड़ 
--अवलम्बनाय दिनभर्तरभनन्‍न पतिष्यत: करसहस्रमपि 
शि० ९६, प्रस्थानॉविकक्‍लवगतेरवलम्बनाथ---श ० ५॥३, 
मम पुच्छे करावलम्बनं कृत्वोत्तिष्ठ--हि० १, 

सहायता, मदद । 

अवलिप्त (भू० क० कृ०) | अव+लिप--क्त ] . घमंडी 
उद्धत, अभिमानी 2. लिपा पुता, सना हुआ । 

अवलोढ (भू० क० क्ृ०) [ अव--लिह -+क्त ] . खाया 
हुआ, चवाया हुआ-दर्भ रधविलीढे:--श० १।७, 
2. चाटा हुआ, लप लप करके पीया हुआ, स्पृकत 
(आलं ० भो )--नवयोौवनावलीढावयवा--दश ० १७, 
जवानी से व्याप्त,--अस्त्रज्वालावलीढप्रतिबलजलघे- 
रन्तरौरवायमाण--वेणी ० ३३५, चारों ओर से घिरा 
हुआ 3. निगला हुआ, नष्ट किया हुआ । 


अवलोला [ अवरा लीला--प्रा ० स० | 
प्रमोद 2. तिरस्कार । 

अक्लब्चनम [अव्ऊ+लज्च्‌--ल्यद ] . काटना, फाड़ना 
उखाड़ना,---केश 2. उन्मलन । 

अवलण्ठनम्‌ [ अव-- लण्ठ-|- ल्यूद | . भूमि पर लोटना या 
लढ़कना 2. लटना । 

अवलेख: | अव--लिख्‌--घजञा ] . तोड़ना, खरोंचना, 
छीलना 2. खुरची हुई कोई वस्तु 

अवलेखा | अव- लिख--अ-+-टापू ] 4. रगड़ना 2. किसी 
को सुसज्जित करना । 


अवलेप: [| अव+ लिप+घरञा ]। 4. अहंकार, घमंड 
--प्रियसंगमेष्वनवलेपमद:--शि० ९॥५१, (यहां अ 
का अर्थ 'लेप करना भी ही सकता है),--व्यक्तमाना- 
वलेपा:-- म॒द्रा० ३।२२, 2. अत्याचार, आक्रमण, 
अपमान, वलात्कार--कि भवतीनामसुरावलेपेनाप- 
राद्धमू--विक्रम ० १, दद्शं पवनावलेपजं सूृजति वाष्प- 
मिवाञ्जनाविलम्‌ू---रघ० ८।३५ 3. लीपना पोतना, 
काआमंषण 5. संघ, समाज । 

अवलेपनम [ अव-+-लिप-- ल्यट |] . लीपना पोतना 
2. तेल, कोई चिकना पदार्थ 3. संघ 4. घमंड । 

अवलेह: [ अव--लिह +घञा ] . चाटना, लपलपाना 
2. अर्क 3. चटनी । 

अवलेहिका-- अवलेह: (8) । 

अवलोकः | अव--लोक --घञ_ ] . देखना, दृष्टि डालना, 
2. दृष्टि । 

अवलोकनम [ अव -+ लोक--ल्यद | 4. अवलोकन करना 
दृष्टि ड,लना, देखना,-नो बभव रवलोकनक्ष मा:--रघ्‌ ० 
११।६०, 2. दृष्टि म॑ रखना पयवेक्षण करना--दीपि- 
कावलोकनगवाक्षगता:---मालवि० १, 3. दृष्टि, आँख 
4. नज़र, झांकी--योगनिद्रान्तविशदं: पावनरवलोकन 
--रघु० १०।१४, 5. खोज करना, पूछताछ । 

अवलोकित (भू० क० कृ०) [ अव-+-लोक्‌--क्त ) देखा 
हुआ,---तम्‌ दृष्टि, झांकी । 

अववरकः | अव--व॒ु+-अप्‌ ततः सज्ञायां व॒ुन्‌ | . रम्श्र, 
छिद्र 2. खिड़की, दे० 'अपवरक । 

अवबाद: | अव-+-वद्‌-+घज्म ] 4. निन्‍दा 2. विद्वास 
भरोसा 3. अवहेलना, अनादर 4. सहारा, आश्रय 5 
बरी रिपोर्ट 6. आदेश । 

अवन्नदच:ः [ अव- ब्ररच--- अच ] छिपटी, खपची। 

अवश (वि) [ न० त० ] . स्वतंत्र, मकत 2. जो वश्य या 
आज्ञाकारी न हो, अवज्ञाकारी, स्वेच्छाचारी 3. जो 
किसी के अधीन न हो --अवशो विषयाणाम्‌--का ० 
४५, 4. लाचार, इन्द्रियों का दास कु० ६॥९५, 5- 
पराश्चित, असहाय, शक्तिहीन--कार्यते ह्यवशः:--- 
भग० ३॥५, कथमवशों ह्ययशोविष॑ पिबामि---मृच्छ ० 


4. क्रीडा, खेल, 


( ११३ 


१०।१३। सम०--इन्द्रियचित्त (वि०) जिसका मन 
और इन्द्रियाँ किसी दूसरे के अधीन न हो । 

अवशड्रमः [न० त० ] जो दूसरे की इच्छा के अधीन न हो १ 

अवशातनम्‌ | प्रा० स० | 4. नष्ट करना 2. काटना, काट 
गिराना 3. मूझाना, सूख जाता । 

अवशेषः [ अव-+-शिष्‌+घज्ण ] बचा हुआ, शेष, बाकी 
>वैत्तांत---मारू वि० ५, कथा का शंष भाग, अध 
या नाम जिसका केवल नाम ही जीवित हो या कथा 
कहानी में ही जिसका वर्णन हो--अथवा जिसका 
केवल नाम ही शेष रहा हो, आलं० रूप से मत 
पुरुष के लिए प्रयवत,--सावशंषमिव भटटिन्या 
वचनम्‌--मालवि ० ४, असमाप्त--श्वूणु मे सावश्॑ 
वचः:--श ० २, मेरी बात सुनो, मुझ अपनी बात पूरी 
करने दो । 


अवद्य (वि०) [न० त० ]. जो वश्ञ में न किया जा 
सके, जिसको नियन्त्रण में न लाया जा सके 2. अनि- 
वाय---अथ मरणमवश्यमेव जन्ती:--वेणी ० ४॥४, 3. 
अनपेक्षय, आवश्यक । सम०--पुत्रः ऐसा बेटां जिसको 
सिखाना या शासन में रखता असंभव हो । 

अवश्यम्‌ (अव्य०) [ अव-+श्यै+डमु--तारा० ] ॥. 
आवश्यकरूप से, अनिवाय रूप से-त्वामप्यस््र॑नव- 
जलमयं मोचयिष्यन्त्यवश्यम्‌ू--मेघ ० ९५, 2. निश्चय 
से, चाहे कुछ भी हो, सर्वथा, यकीनन, निस्संदेह 
-अवश्यं यातारश्चिरत रमृषित्वापि विषया:-भर्ते ० ३। 
१६, तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्‌ (द्रक्ष्य- 
सि) मेघ०, १०।६३, अवश्यमेव अत्यन्त निश्चयपूवेक, 
यदि इसे स० कृ० के साथ जोड़ा जाता है तो इसका 

अन्त्य अनुनासिकत्व लुप्त हो जाता हें---अवश्यपाच्य 

>-जो निश्चित रूप से पकाया जाय, अवश्यकाये-- जो 
निश्चित रूप से किया जाता हैं । 

अवद्यम्भाविन्‌ (वि०) [ अवश्यम्‌--भू-- इनि ] अवश्य 
होने वाला, अनिवाय--अवसच्यम्भाविनों भावा भवन्ति 
महतामपि---हि० प्र० २८ । 

अवश्यक (वि०) [ अवश्य-+-कन्‌ |] आवश्यक, अनिवायं, 
अनपेक्ष्य । 

अवदया [| अव+श्य-+क ] कुहरा, पाला, घंद । 

अवद्यायः [ अव+श्यं+ण ] 4. कृहरा, ओस 2. पाला 
सफंद ओस-अवश्याया वसिकतस्य पण्डरीकस्य चारुताम 
-+--उत्तर० ६।२०९, 3. घमड। 

अवश्रयणम्‌ [ अव--श्रि+ल्युट्‌ |] आग के ऊपर से कोई 
वस्तु उत्तारना (वि० अधिश्रयणम्‌ )--अधि शश्रय णाव- 
श्रयणान्तादिपूर्वापरीभतो व्यापारकलाप: पाकादिशब्द 
वाच्य:--सा ० द० २। 

अवष्टब्ध (भू० क० कृ०) [ अव+स्तम्भू+क्त ] . 


सहारा दिया गया, थामा गया, पकड़ा गया 2. से /पर 


१५ 


) 


लटका हुआ 3. निकटवर्त्ती, संसक्‍त 4. वाधायुक्‍त, 
झुका हुआ 5. बांधा हुआ, बंधा हुआ । 

अवष्टम्भ: [ अव-+स्तम्भ्+ंघञा_ ] 4. टेक लगाना, 
सहारा लेना 2. आश्रय, आधार--पक्षपम्यामोष- 
त्कृतावष्टम्भ:--का ० ३४, खड्गलतावष्टम्मनिश्चलःफा- 
मा० ३, तत्कथमहं धेर्यावष्टंभं करोमि--पंच० १, 
3. अहंकार, घमंड 4. थूनी, स्तंभ 5. सोना 6. उपक्रम, 
आरम्भ 7. ठहराना, रोक 8. साहस, दृढ़ निरचय 9. 
पक्षाघात, स्तब्धता । 

अवष्टम्भनम्‌ [ अव--स्तम्भ्‌ू+-ल्यूट ] . टिकना, सहारा 
लेना 2.थूनी, स्तम्भ । 


अवष्टस्भरमय (वि०)[ स्त्री०--यी ] [ अवष्टम्भ-+मयद | 
सुनहरी, सोने का बना हुआ, अथवा खंभे के बराबर 
लंबा,--रधो रवष्टम्ममयेन पत्रिणा--रघु० ३॥५३ 
(अ” का अथ उपयंक्‍त ढंग से किया जाता है, परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ होगा ओजलस्वी, 
साहसी ) । 

अवसक्त (भू० क० कृ० )[अव+-सञ्ज्‌ --क्त |. स्थगित, 
प्रस्तुत 2. संपकशल, स्पर्शी । 

अवसक्थिका [ अवबद्ध सक्‍क्थिनी यस्यां कप | . कपड़े की 
पट्टी जो घुटनों के नीचे परों में लपेटी जाती है, इस 
प्रकार पट्‌टी या पट॒ुके से बांधना या पटुका बांध कर 
विशेष म॒द्रा म॑ होना--शयानः: प्रौढपादरच कृत्वा 
चवावसक्थिकाम--मन ० ४११२, 2. अत: वेष्टन, 
पटका या पट॒टो । 


| अवसण्डीनम [ अव--सम्‌-+-डी-क्त] पक्षियों के झुंड की 


नीचे की ओर उड़ान । 

अवसथ: [ अव--सो--कथन्‌ ] 4. आवासस्थान, घर 2. 
गाँव 3. विद्यालय या महाविद्यालय, दे० आवसथ । 

अवसश्य: [ अवसथ-- यत्‌ ] महाविद्यालय, विद्यालय । 

अवसच्न (भू० कृ० कृ०) [ अव--सद्‌-+क्‍क्त | . उदास 
(आलं० भी) शिथिल 2. समाप्त, अवसित, बीता 
हुआ--अवसन्तायां रात्रौ--हि० १, 3. खोया हुआ, 
वंचित--रघु० ९॥७७ | 

अवसर: | अव+स+--अच्‌ ] . मौका, सुयोग, समय 
-नास्यावसरं दास्याभि-->-श० २, भवद्गिरामवसर- 
प्रदानाय वचांसि न:--शि ० २।७, विसजेन" सत्कार:-- 
श० ७. प्राप्तम्‌-मौक के मुताविक--मालवि ० १, २ 
(अत:) उपयुक्त सुयोग--शशंस सेवावसरं सुरेभ्य: 
कु० ७।४०, अवसरोड5यमात्मानं प्रकाशयितुम-- श० 
१, दे० अनवसर' भी 3. स्थान, जगह, क्षेत्र 4. अव- 
काश, लाभप्रद अवस्था 5. वत्सर 6 वर्षण 7. उतार 
8. गप्त परामश । 

अवसगे: [ अव-|+ सज+-घञा | ॥ मक्‍त करता, ढीला 
करना 2. स्वेच्छानुसार काये करने देना 3. स्वतंत्रता । 


( (१६१४ ) 


अवसपे: [ अव--सप्‌+- घञ |] भेदिया, गप्तचर । 

अवसपेणसम, | अव-+-सप्‌ू+ल्यट ] नीचे उतरना, नीचे 
जाना । 

अवसाद: [| अव-+सद--धज्ञ_ _] 4 उदासी, मर्च्छा, सुस्ती 
2. बर्बादी, विनाश--विपदेति तावदवसादकरी--क्ि ० 
१८।२३, ९।३ १, 3. अन्त, समाप्ति, 4. स्फ्ति का 
अभाव, थकान, थकावट 5. (विधि में) अभियोग का 
खराब होना, पराजय, हार । हे 

अवसादक (वि०) [ अव-+सद्‌ू+ णिच्‌+ण्वुल | । 
उदास करने वाला, मछित करने वाला, असफल 
बनान वाला 2. खिनन्‍नता लाने वाला, थकान पहुंचाने 
वाला । 


अवसादनम्‌ [ अव--सद-+णिच--ल्य॒ट | 4. पतन, नाश 


2. उत्पीडन 3. समाथ्त कर देना । 


अवसानम [ अव--सो-+-ल्यट ] 4. ठहरता 2. उपसंहार 
समाप्ति, अन्त.--दोहावसाने पुनरेव दोग्प्रीम---रघु० 
२।२३,  तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानाम्‌ --- १।९५, 
3. मृत्य, रोग-वेणी ० ५।३८, मूलपुरुषावसाने संपद: 
परमुपतिष्ठन्ति --श ० ६, 4. सीमा, मर्यादा 5. (व्या० 
में) किसी शब्द या अवधि का अन्तिम अंश (विप० 
आदि) 6. विराम 7. स्थान, विश्रामस्थल, आवास- 
स्थान । 

अवसायः [अव--सो+ घझऊ_ |] 4. उपसंहार, अन्त, समाप्ति 
2. अवशिष्ट, 3. पूति 4. संकल्प, दृढ़निश्चय:, निर्णय । 

अवसित (भू० क० क्ृ०) [ अव-+-सो-+क्त) 4. समाप्त 
अन्त किया गया, पूरा किया गया,-यूपवत्यवसितते क्रिया- 
विधों --रघु ० ११।३७, अवसितदच पशुरसौ-दश ० .९ १, 
उस पशु का काम तमाम ही चुका हे,--वचस्यवसिते 
तस्मिन्ससज गिरमात्मभ:-कु० २।५३, 2. ज्ञात, अवगत 
3. प्रस्तावित, निर्धारित, निश्चय किया गया 4. जमा 
किया हुआ, एकत्र किया हुआ (जैसा कि अन्न), 
5. बंधा हुआ, नत्थी किया हुआ, बांधा हुआ । 

अवसेकः [ अव--सिच+घज् | 4. छिड़काव, भिगोना 
>5देश: को न्‌ जलावसेकशिथिल:--म॒च्छ ० ३।१२ । 

अवसेचनम्‌ [ अव--सिच-- ल्यट |] . छिड़कना 2. छिड़कने 
के लिए पानी--पाद --मन्‌ ० ४|१५१ 3. रुधिर निका- 
लना । 

अवस्कन्दः-दनम्‌ | अव-+-स्कन्द्‌र+घज्, ल्युट्वा | ॥. 
औक्रमण करना, आक्रमण, हमला 2. उतार 3. शिविर । 

अवस्कन्दिन्‌ (वि०) [अव--स्‍्कन्द--णिन्‌ ] आक्रमणका री, 
हमलावर, बलात्कार करने वाला । 

अवस्करः [ अवकीयते इति-अवस्क रः, कृ+अप, स॒ुठ ] 
विष्ठा, मल 2. ग॒ह्मदेश (योनि, लिग, ग॒दा आदि) 

. 3. गद, बुहारन । 

अवस्तरणम्‌ [ अव- स्तृ- ल्युट ] विछौना, विछावन । 


अवस्तात्‌ (अव्य०) [ अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरमित्यर्थ 
--अवर--अस्ताति अवादेश: | 4. नीचे, नीचे से, 
नीचे की ओर 2. अधस्तात्‌ नीचे । 

अवस्तारः [ अव--स्तृ+- धञ_ | . पर्दा, 2. चादर, कनात 
3, चटाई । 

अवस्तु (नपुं०) [ न० त० ] 4. निकम्मी वस्तु, तुच्छ बात 
--अवस्तुनिबन्धपरे कथं न ते--कु० ५।६६, 2. अवा- 
स्तविकता, सारहीनता--वस्तुन्यवस्त्वारोपो5ज्ञानम । 

अवस्था [ अव+स्था--अहू ] 4. हालत, दशा, स्थिति 
>स्वामिनों महत्यवस्था वतंते--पंच ० १, विषम दशा 
--तुल्यावस्थ: स्वसु: क्ृत:-+रघ० १२।८०, तां ताम- 
वस्थां प्रतिपयमानम्‌--१३।५, ईदशीमवस्थां प्रपन्नों 
5&स्मि-श० ५, कु० (प्रायः समास में )---तदवस्थ 
पंच ५, उस दशा को पहुंचा हुआ, 2. हालत, परिस्थिति 
--3. काल, दशाक्रम, यौवन ,--वयोवस्थां तस्या 
श्रणुत--मा० ९।२९, 4. रूप, छवि 5. दर्जा, अनुपात 
6. स्थिरता,-दृढ़ता जंसा कि “अनवस्थ में दे ० 7. न्‍्याया- 
लय में उपस्थित होना । सम०--अन्तरम्‌ बदली हुई 
दशा,--चतुष्टय मानवजीवन की चार दशाएं (बाल्य 
कौमार,यौवन और वार्घक्य ),--त्रयम तीन अवस्थाए 
0५४०८ स्वप्न, तथा सुषुप्ति),--दृयम्म जीवन के 

पहल---सुख और दृःख । 

अवस्थानम [अव-+-स्था+ल्यूट] 4. खड़ा होना, रहना 
बसना 2. स्थिति, हालत 2. आवासस्थान, घर, ठहरन 
का स्थान 3. ठहरने का समय । 

अवस्थायिन (वि०) [अव-+स्था+णिनि] ठहरने वाला, 

.. रहने वाला । 

अवस्थित (भू० क० कृ० ) [अव-स्था-+क्त], 4. रहा 
हुआ, ठहरा हुआ,--एवमवस्थिते--का ० १५८, इन 
परिस्थितियों में, 2. उद्देश्य में स्थिर, दृढ़ 3. टिका 
हुआ, सहारा लिये हुए । 

अवस्थितिः ([स्त्री०) [अव-+स्था+क्तिन] 4. निवास 
करना, बसना 2. निवासस्थान, आवास । 


अवस्यन्दनम्‌ (अव--स्यन्द्‌+-ल्युट्‌ | बंद २ टपकना, रिसना । 

अवस्ंसनम [ अव-+-स्ंसू+- ल्यूट्‌ | नीचे टपकना, तीचे 
गिरना, अधःपात । 

अवहतिः (स्त्री०) [अव-हन्‌-+-क्तिन्‌ | पीटना, कुचछना । 

अवहननम्‌ [| अव-+हन्‌ + ल्युट_ ] 4. चावकू कूटना, पीटना 
--अवहननायोलखलम्‌--महा ० 2. फेफडे-- वपावसा- 
वहननम्‌-याज्ञ ० २३।९४, (अवहननम्‌ -- फूप्फूस:-- 
मिता० ) 

अवह रणम्‌ [अव-- ह--ल्युट्‌ | . ले जाना, हटाना 2. फेक 
देना 3. चुराना, लटना 4. सुपुर्दंगी 5. युद्ध का अस्थायी 
स्थगन, सन्धि । 

अवहस्तः [अवरं हस्तस्य इति---ए० त०] हथेली की पीठ । 


(९७ ) 


अवहानिः [प्रा० स०] खो जाना, घाटा । 

अवहारः [अव--ह-ण]| 4. चोर, 2. शार्क नाम की 
मछली 3. अस्थायी युद्धविराम, सन्धि, 4. बुलावा, 
आमंत्रण 5. धर्मत्याग 6. सुपुर्दगी, वापस लेना । 

अवहारकः [ अव--ह+ ण्वूल | शा्क मछली । 

अवहाये (सं० कृ०) [ अब-+-ह+पण्यत्‌ | 4. ले जाने के 
योग्य, हटाने के योग्य 2. दंड के योग्य, सजा दिये 
जाने के योग्य, 3. पुनः प्राप्त करने योग्य, फिर मोल 
लेने के योग्य । 

अवहालिका | अव--हल--ण्वुल-)टापू इत्व ] दीवार । 

अवहासः | अव-|हस्‌-+घज। | [. मुस्कराना, मुस्कान, 
2. दिल्‍लगी, मजाक, उपहास-यच्च।वहासार्थमसत्कतो- 
इसि---भग ० ११।४२ । 


अब (ब) हित्था-त्थम [ न बहिः तिष्ठति इति---स्था--क 
पृषो० ] . पाखंड, 2. आन्तरिक भावगोपन, ३३ 
व्यभिचारिभावों में से एक-भयगौरवलज्जादेह ष द्याका र- 
गुप्ति रवहित्था--सा० द०; रस० के अनुसा र--ब्रीडा- 
दिना निमित्तन हषद्यिनभावानां मोपनाय जनितो भाव- 
विशेषो5्वहित्थम्‌-उदा ० कु० ६।८४, भामि० २।८० । 

अवहेलः--ला [ अव--हेल--क, स्त्रियां टाप ] अनादर, 
तिरस्कार, अवहेलना--अवहेलां कुटज मधकरे मा 
गा:---भामि० १।६ । 

अवहेलनम्‌-ना [ अव+हेल- ल्यूट्‌, 
अवज्ञा । 

अवाक्‌ (अव्य०) [ अव-+-अंच्‌--क्विन्‌ |] . नीचे की 
ओर 2. दक्षिणी, दक्षिण की ओर | सम०--न्ञानभ्‌ 
अनादर,--भव (वि०) दक्षिणी,--मुख (वि०) 
(स्त्री--खी ) . नीचे की ओर देखने वाला--अवाहू- 
मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि:--रघृ० २६०, १५॥७८, 2. 
सिर के बल--शिरस (वि०) नीचे को सिर लटकाये 
हुए--स मूढो नरक॑ याति कालसूत्रमवाकशिरा: 
मनु ० २३२४९, ८।९४॥। 

अवाक्ष (वि०) [ अवनतान्यक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य- ब० 
स० | अभिभावक, संरक्षक । 

अवाग्र (वि०) [ अवनतमग्रमस्य--ब० स० | नीचे को 
सिर किये हुए, नीचे को झके हुए । 

अवाच्‌ (वि०) [ न० ब० | वाणीरहित, मृक--(नपुं०) 
जहा । 

अवाच्‌ ३ (वि०) [ अव--अज्च्‌-|- क्विन्‌ ] . नीचे की 

अवाजच्‌ $ ओर सका हुआ, मुड़ा हुआ-कु्वन्तमित्यतिभरेण 
नंगानवाच:--शि० ६॥७९, 2. नीचे की ओर स्थित, 
अपेक्षाकृत नीचा 3. सिर के बल 4. दक्षिणी--(पूं ० 
नपुं० ) ब्रह्मा--चौ . दक्षिणदिशा, 2. निम्नप्रदेश । 

अवाचीन (वि०) [ अवाच्‌-+ख ] . नीचे की ओर, सिर 
के बल 2. दक्षिणी 3. उतरा हुआ । 


स्त्रियां टाप ] 


अवाच्य (वि०) [न० त० |. जिसे संबोधित करना 
उचित न हो,-अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो 
भवेतू--मन्‌ ० २।१२८, 2. बोले जाने के अयोग्य, 
निकृष्ट, दुष्ट--अवाच्यं वदतो जिह्ना कथ्थं न पतिता 
तव---रामा ०, भग ० २।३६ 3. अस्पष्ट उक्ति, टाब्दों 
द्वारा अकथनीय। सम०--देद्वः बोलने के अयोग्य 
स्थान, योनि । 

अवांचित (वि०) [अव--अज्च्‌--क्त | झुका हुआ, नीचा। 

अवानः | अव-|- अन्‌ +-अच्‌ | सांस लेना, श्वास अंदर को 
ओर ले जाना । 

अवान्तर (वि०) [ प्रा० स० ] . बीच में स्थित या खड़ा 
हुआ--दे० समास 2. अंतर्गत, सम्मिलित 3. अधीन, 
गोौण 4. घनिष्ट संबंध स्रे रहित, असंबद्ध, अतिरिक्त । 
सम०--दिशू,--दिज्ञा मध्यवर्ती दिशा (जंसा कि 
-“आग्नेयी, ऐशानी, नैऋती और वायवी ) ,--देझ्नः दो 
स्थानों का मध्यवर्ती स्थान, अन्त:प्रवेश । 

अवाप्तिः (स्त्री) [ अव-आप्‌+क्तिन्‌ | प्राप्त करना, 
ग्रहण करना--तपः किलेद॑ तदवाप्तिसाघनम्‌--कु ० 
+५।६४। 

अवाप्पय (स० कृु०) [ अव--आप-ण्यत्‌ ] प्राप्त करने 
के योग्य । 

अवारः--रम्‌ [ न वायेते जलन--व्‌-+-कर्मेणि घञ्म ]॥. 
नदी का निकटस्थ किनारा 2. इस ओर। सम० 
“पारः सम्द्र,--पारीण (वि०) 4. समुद्र से संबंध 
रखने वाला 2. समुद्र को पार करने वाला । 

अवारीण: [ अवार--ख ] नदी को पार करने वाला । 

अवाबटः प्रथम पति को छोड़कर उसी जाति के किसी 
दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुआ किसी स्त्री का पुश्र--द्विती- 
येन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते, अवावट इति 
ख्यातः श्द्रधर्मा स जातित: ।। 

अवावन (पृ०) [ओण्‌ (यह) -+वरनिप्‌ ] चोर, चुराकर ले 
जाने वाला । 

अवासस (वि०) [न० ब० ] वस्त्र न पहने हुए, नंगा 
(पु०) बुद्ध 

अवास्तव (वि०) [ स्त्री०- वी | . अवास्तविक 2. 
निराधार, विवेक शून्य । 

अविः [ अव्‌+इन्‌ ] !. मेष [ इसी अर्थ में--स्त्री० भी | 
“-जीनकामुकवस्तावीन्‌--मनु० ११॥१३८, ३॥६, 2. 
सूर्य 3. पहाड़ 4. वायू, हवा 5. ऊनी कंबल, 6. शाल 
7. दीवार, बाड़ा 8. चुहा,-- विः (स्त्री०) . भेड़ 2. 
रजस्वला स्त्री। सम०--कटः रेवड़,---कटोरण: एक 
प्रकार का उपहार (जो भेड़ों के रूप में दिया जाता 
है )-दुग्धम्‌-- दूसन्‌,- सरीसम,--सोढम भेड़ का 
दूध,-- पटः भेड़ को खाल, ऊनी कपड़ा,--पालः 
गडरिया,--स्थलम भेड़ों का स्थान, एक नगर का 


( ११६ ) 


_नाम--अविस्थरूं वृकस्थलं माकन्दी वारणावतम्‌ 

-महाभा ० । 

अविकः [ अवि--कन्‌ | भेड़ा,--का भेड़,--कम्‌ हीरा । 

अविका | अवि--कन्‌-टाप्‌ | भेड़, भेड़ी । 

अविकत्थ (वि०) [न० ब०] जो शेखी न मारता हो, 
अभिमान न करता हो । 

अविकत्थन (वि०) [न० ब०] जो शेखी न बधारे, जो 
अभिमान न करे--विद्वांसोईबिकत्थना भवन्ति -- 
मुद्रा० २। 

अविकल (वि०) [न० त०| . अक्षत, समस्त, पूरा, 
सम्पूर्ण, सारा--तानीन्द्रियाण्यविकलानि--भतृ ० २।४०, 
“लं फलम्‌ --मेघ० २४।३४, शरच्चन्द्रमधु रः-- मा० 
२।११, पूर्ण, पूर्णणोलाकार 2. नियमित, सुव्यवस्थित, 
सुसंगत, शान्त--कलमविकलतालं गायकेबधिहेतो: 
शि० ११।१० । 

अविकल्प (वि०) [न० ब०] अपरिवतनीय,--ल्पः संदेह 
का अभाव 2. इच्छा या विकल्प का अभाव 3. विधि 
या नियम,--ल्पम्‌ (अव्य०) निस्सन्देह, निस्संकोच । 

अविकार (वि०) |न० ब०] निविकार-रः अविकृति, 
अपरिवतंनगीलता । 

अविक्ृतिः (स्त्री०) [न० त०] . परिवतंन का अभाव 2. 
(सांख्य द० में) अचेतन सिद्धान्त जिसे प्रकृति कहते 
हैं और जो इस विश्व का भौतिक कारण हूँ,---मूल- 
प्रकृति रविकृति:--सां ० का० | 


अविक्रम ( वि० ) [न० ब०| शक्तिहीन, दुबल,-मः 
कायरता । 

अविक्रियः (वि०) [ न० ब० | अपरिवतेनशील, निर्विकार, 
--यम्‌ ब्रह्म । 


 अविक्षत (वि०) [न० त०] अक्षत, पूर्ण, समस्त--विक्रेतु: 
प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवा ह्लबविक्षतम्‌--स्मृति । 


अविग्रह (वि०) [न० त० | शरीररहित, परब्रह्म का विशे- 
षण,--हः (व्या० में) नित्यसमास--जिसके विधायक 
खंडों से पृथक्‌-पृथक अर्थ की अभिव्यक्ति न हो सके ' 

अविघात (वि०) [न० ब०| बाधारहित, बिना रुकावट 
के, गति (वि०) अपने मार्ग में निर्बाध । 

अविध्न (वि०) [त० ब०] निर्बाध,-- ध्वम्‌ बाधा या रुका- 
वट से म॒क्ति, कल्याण (यह शब्द नपुंसक लिंग हैं, 
यद्यपि 'विध्न' पँँ० हैं ) -साधयाम्यहम विध्नमस्तुतै--- 
रध० ११।१९ अविध्नमस्तु ते स्थेया: पितेव घुरि पुत्रि- 
णाम--१।९१ । 

अविचार (वि०) [न त०] विचारशून्य, विवेकरहित--रः 
[न० त० ] अविवेक, नासमझी । 

अविचारित (वि०) [न० त०] बिना विचारा हुआ, जो 
भली-भांति विचारा न गया हो। सम०--निर्णयः 
पक्षपात, पक्षपातपृर्ण सम्मति । 


अविचारिन (वि०) [न० त०] 4. उचित अनुचित का 
विचार न करने वाला, विवेकहीन 2. आशुकारी । 

अविज्ञात्‌ (वि०) [ न० त० ] अन॒जान--(पुं०- ता) 
प्रमेश्वर । 

अविडीनम्‌ [न० त०] पक्षियों की सीधी उड़ान । 

अवितथ (वि०) [न० त० ]. जो झूठा न हो, सच्चा 
-तदवितथमवादीर्यन्ममेयं प्रियेति-शि० ११३३ ३, अवि- 
तथा वितथा सखि मा गिरः--६।१८, 2. पूरा किया 
हुआ, सकल,--थम्‌ [व० त०] सचाई,- अवितथमाह 
प्रियंददा--श० ३ प्रियंददा ठीक (सही) कहती हें, 
-थम्‌ (अव्य०) जो मिथ्या न हो, सचाईपूर्वक--मनु ० 
२१४४ । 

अवित्यज:-जम्‌ [न० त० | पारा । 

अविदूर (वि०) [न० त०] जो दूर न हो, निकटस्थ, 
समीपस्थ--रम सामीप्य--रम्‌ (अव्य०) निकट, दूर 
नहीं, इसी प्रकार-अविदूरेण, अविदूरात्‌,-दूरतः,-दू रे । 

अविद्य (वि०) [न० त०|] अशिक्षित, मूर्ख, नासमझ,- था. 
[न० त०] . अज्ञान, मूखेता, ज्ञान का अभाव <. 
आध्यात्मिक अज्ञान 3. भ्रम, माया (यह शब्द वेदान्त 
में बहुधा प्रयुक्त होता है, इसी माया के द्वारा व्यक्ति 
विश्व को ( जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं ) 
ब्रह्म में अन्तहित कर देता हैं, यह ब्रह्म ही सत्‌ है) । 

अविद्यामय (वि०) [अविद्या मयट्‌] जो अज्ञान या श्रम 
के द्वारा उत्पन्न हो । 

अविधवा [न० त०| जो विधवा न हो, विवाहित स्त्री 
जिसका पति जोवित हो--भतुमित्र॑ प्रियमविधवे विद्धि- 
मामं॑म्बवाहम्‌ू--मंघ० ९९ । 

अविधा (अव्य०) विस्मयादिद्योतक अव्यय जो भय के 
अवसर पर सहायतार्थ बुलाने के लिए “सहायता, 
सहायता" बोला जाता है । 

अविधेय (वि०) [न० त०] जिसे वश में न किया जा सके, 
विपरीत,-- विधेरविधेयतासू- मुद्रा ० ४।२। 


अविनय (वि०) [न० ब०]अविनीत, दुविनीत, अशिष्ट-यः 
[न० त०] . शिष्टता या शालीनता का अभाव 2. दुव्य- 
बहार, उजडुपन, अशिष्ट या उजड्डुव्यवहार -अयमा- 
चरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु--श० १॥२९१, 
अभद्रता, आजरण का अनौचित्य, 3. अशिष्टाचार, 
अनादर 4. अपराध, जुर्म, दोष 5. घमंड, अहंकार, 
धृष्टता--अविनयमपनय विष्णो--शं० । 

अविनाभावः [न०त०] . वियोग का अभाव 2. अन्तहित या 
अनिवार्य चरित्र, वियुक्त न होने योग्य संबंध 3. संबंध 
--अविनाभावोञत्र सम्बन्धभाव॑ न तु नान्‍्तरीयकत्वम्‌- 
काव्य० २ । 

अधिनीत (वि०) [न० त०] . विनयशूल्य, दुःशील 2. 
धृष्ट, उजड्डु । 


( ११७ ) 


अविभक्‍त (वि०)[न० त०] . न बंटा हुआ, अविभाजित, 
संयुक्त (जैसे कि पारिवारिक सम्पत्ति) 2. जो टूटा 
न हो, समस्त । 

अविभाग (वि०) [न० ब०| जो बांदा न गया हो, अवि- 
भकक्‍त--गः [न० त०] 4. बंटवारा न होना 2 बिना 
बेटा दायभाग । 

अविभाज्य (वि०) [न०त० | जो बाँटा न जा सके 
--ज्यम्‌ . न बाँटा जाना, 2. जो बंटवारे के योग्य न 
हो (कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो बंटवारे के समय 
भी बाँटी नहीं जाती)--उदा० वस्त्र पात्रमलछकार 
कृताननम॒दक  स्त्रिय:. योगक्षेमं प्रचारं च भ विभाज्य॑ 
प्रचक्षी---मन ० ९।२१९, 'ता.न बाँटा जाना, बंटवारे 
की अयोग्यता । 

अविरत (वि०) [न० त० ] विरामशून्य, न रुकने वाला, 
सतत, निरन्तर--अविरतोए्कण्ठमुत्कण्ठितेन --मेघ ० 
१०२, लो० मंन्दोधष्प्यविरतोद्योग: सदेव विजयी भवेत्‌ 
'करत२ अभ्यास के जड़मति होते सुजान --तम्‌ 
(अव्य०) नित्यतापूवेक, लगातार--अविरतं परकार्य- 
कतां सतामू--भामि० १।११३ । 

अविरति (वि०) [ न० ब० | निरन्तर --तिः (स्त्री०) 
| न० त० ] (. सातत्य, निरन्तरता 2. कामातुरता । 

अविरल (वि०) [न० त०] 4. घना, सघन,-- वारिधारा 
--उत्तर० ६, तेज बोछार 2. सटा हुआ 3. स्थूल, 
मोटा, ठोस 4. निर्बाघ, लगातार, - रूम (अव्य० ) 
. धनिष्ठतापूर्वक-- अविरलमालिड्ितूं पवन:--श ० 
३।७, 2. निर्बाधरूप से; लगातार । 

अविरोधः [| न० त० |] सुसंगतता, अनुकूलता-- सामान्यास्तु 
परार्थमृद्यमभुतः स्वार्थाविरोधेन ये--भतृ ० २।७४, 
अपने स्वार्थ के अनुकूल । 

अविलम्ब (वि०)[ न० ब० | आशुकारी >बः [ न० त० | 
विलंब का अभाव, आशुकारिता-बम्‌, अविलम्बेन 
(अव्य०) बिना देर किय, शीघ्र ही । 

अविलंबित (वि०) [न० त०] बिना देर किये, शीघ्रकारी, 
क्षिप्र, आशुका री,-- तम्‌ (अव्य० ) शी घ्रतापूवक, बिना 
देर किये । 

अविला [अवृ--इलच्‌ |] भेड़ । 

अविवक्षित (वि०) [| न० त० | . अनभिप्रेत, अनुद्धिष्ट 
--अतरः इत्यत्र एकशेषग्रहणमविवक्षितम्‌ 2. जो 
बोलने या कहने के लिए न हो । 

अविविक्त (वि०) [ न०त० ] . जिसकी छानबीन न को 
गई हो, जो भछली-भांति विचारा न गया हो 2. 
जो विशेषता या भेद न जानता हो, विस्मित 3. 
सावजनिक । 

अविवेक (वि०) [न० ब०] विचा रशून्य, विवेकशून्य---कः 
[न० त०] !. भेंदक ज्ञान या विचार का अभाव, अवि- 


चार--अविवेक: परमापदां पदम्‌--कि० २॥।३० 2. 
जल्दबाजी, उतावलापन । 

अविदशड्ूः (वि०) [न० ब०| भयरहित, संदेहशून्य, निडर 
-का संदेह या भय का प्रभाव, भरोसा,--कम्‌, अविशे- 
केन (अव्य० ) निस्संदेह, निस्संकोच । 

अविधशड्ित (वि०)[न० त०] . नि:शंक, निडर 2. निस्स- 
देह, विश्वासी,--ग॒ ध्रवाक्यात्कथं मढास्त्यजध्वमविशे- 
किता:- काव्य ० ।- 


अविशेष (वि०) [न० ब०] बिना किसी अन्तर या भेद के, 


बराबर, समान,-षः,-धम्‌ . अन्तर का अभाव, समा- 
नता 2, एकता, समता । सम०- ज्ञ चीजों के अन्तर 
को न समझने वाला, अविभेदक । 

अविष (वि०) [न० ब०] 4, जो जहरीला न हो,>थः 4. 
समुद्र 2. राजा--षी . नदी 2. पृथ्वी 3. आकाश । 


अविषय (वि०) [न० ब०] अगोचर, अदृश्य -यः [न० 


त०] 4. अभाव 2. अविद्यमानता--रवेरविषये कि न 
दीपस्य प्रकाशनम्‌- हि० २।७९, 3. निविषय, जो पहुँच 
के अन्दर न हो, परे, बढ़चढ़क र--न कश्चिद्धी मताम- 
विषयो नाम--श० ४, सकल वचनानामविषयः:---मा ० 
१।३०, शब्दों की शक्ति से बाहर, 3. इन्द्रियार्थों की 
उपेक्षा । 

अबी /([अवत्यात्मानं लज्जया इति-- अव्‌--ई६| रजस्वला 
स्त्री । 

अवीचि (वि०) [न० ब०] तरंगशून्य--चिः नरक-विशेष । 

अबीर (वि०) [न० ब०] 4. जो वीर न हो, कायर 2. 
जिसके कोई पुत्र न हो,--रा वह स्त्री जिसके न कोई 
पुत्र हो, न पति हो (विप० वीरा' जिसकी परिभाषा 
यह हैः:--पतिपृत्रवती नारी वीरा प्रोक्ता मनीषिभिः) 
अनचितं वथा मांसमवीरायाश्च योषितः--मनु ० ४| 
२९३ । 

अवृत्ति (वि०) [न० ब०|] . जिसको सत्ता न हो, जो 
विद्यमान न हो 2. जिसकी कोई जीविका.न हो, >त्तिः 
(सत्री०) [न० त०] [. वृत्तिका अभाव, जीविका का 
कोई साधन न होना,- अपर्याप्त आश्रय--अवृत्ति- 
कर्षिता हि स्त्री प्रदृष्येत स्थितिमत्यपि---मनु ० ९।७४, 
१०।१०१, आददीताममेवास्मादवत्तावेक रात्रिकम्‌--- ४ 
२२३, 2. पारिश्रमिक का अभाव, त्वं अनस्तित्व । 

अवथा (अव्य०) [न० त०] व्यर्थ नहीं, सफलता पूर्वक । 
सम०--अर्थ (वि०) सफल।. 

अवृष्टि (वि०) [न० ब०] बारिश न करने वाला,-#ष्टिः 
(स्त्री०) [न० त०] बृष्टि का अभाव, अनावृष्टि । 

अवेक्षक (वि०) [अत-+ईक्ष्‌--ण्वुल] निरीक्षण करने 
वाला, देखरेख करने वाला, अधोक्षक । 

अवेक्षणम [अव-+-ईक्ष्‌ -+-ल्युट] ।. किसी ओर देखना, नजर 
डालना 2. रखवाली करना, देखरेख रखना, सेवा 


( ११८ ) 


करना, अधीक्षण, निरीक्षण--वर्णाश्रमावेक्षणजागरूक: 
--रघु० १४।८५, 3. ध्यान, देखरेख, पर्यवेक्षण 4. 
खयाल करना, ध्यान रखना-- दे ० “अनवेक्षण । 
अवेक्षणोय (सं० क्ृ०) [अव--ईक्ष -अनीयर्‌] देखने के 
योग्य, आदर करने के योग्य, ध्यान रखने के योग्य, 
विचार किये जाने के योग्य--तपस्विसामान्यमवेक्ष- 
णीया--रघु ० १४॥६७ । 
अवेक्षा [अव-+-ईक्ष +-अ --टाप ] . देखता, दृष्टि डालना 
2. ध्यान, देखरेख, खयाल । 
अवेद्य (वि०) [न० त०] . न जानने योग्य, गुप्त 2. 
प्राप्त करने के योग्य,--द्यः बछड़ा । 
अबेल (वि०) [न० ब०] . असीम, सीमारहित, निस्सीम 
2. असामयिक,--लः [न० त० ] जानकारी का छिपाव, 
“जला प्रतिकूल समय । 
अवेध (वि० ) [ स्त्रियामु-धी ] [न० त०] 4. अनिय- 
मित, जो नियम या कानून के अनुसार न हो--अवैध॑ 
पञ्चमं कुर्वन्‌ राज्ञो दण्डन शुध्यति 2. जो शास्त्रविहित 
नहो।. 
अवमत्यम्‌ [न० त० |] एकता । 
अवोक्षणम [अव--उद्ष्‌--ल्‍ल्यूट | झुके हुए हाथ से छिड़काव 
करना--उत्तानेनेव हस्तेन प्रोक्षणं परिकीरतितम्‌, 
न्यञ्चताम्यक्षणं प्रोक्‍्तं तिरबशचावोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
अबोदः [अव-+-उन्द +घजा नि० न लोपः] छिड़काव 
करना, गीला करना । 
अव्यक्त (वि०) [न० त०] . अस्पष्ट, अप्रकट, अदृश्यमान 
. अनुच्चरित--- बर्णे अस्पष्ट भाषण--श० ७॥१७, 2. 
अदृश्य, अप्रत्यक्ष, 3. अनिश्चित---अव्यक्तोय मचित्यो 5- 
यम्‌ --भग० २॥२५, ८।२०, 4. अविकसित, अरचित 
5 (बीज० में) अज्ञात,--क्तः . विष्ण 2. शिव 3. 
कामदेव 4. मूल प्रकृति 5 मूर्ख,-- क्तम्‌ (वेदान्त० 
में) 4. ब्रह्म, 2. आध्यात्मिक अज्ञान, (सां० द० में) 
सर्व कारण, प्रजननात्मक नियम का मूलतत्त्व जिससे 
भौतिक संसार के सारे तत्त्व विकसित हुए हैं-- ब॒द्धे- 
रिवाध्यक्तमुदाहरन्ति--रघु० १३।६०, महतः परम- 
व्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर:-- कठ० 3. आत्मा,--क्तम॑ 
(अव्य० ) अप्रत्यक्षरूप से, अस्पष्ट रूप से। सम० 
--अनुकरणम्‌ अनुच्चरित तथा निरथंक ध्वनियों की 
नकल करना,--आदि (वि०) जिसका आरम्भ अगाध 
हो,-- क्रिया बीजगणित का एक हिसाब,--पद (वि०) 
 अनुच्चरित शब्द,--मूलप्रभवः सांसारिक अस्तित्व 
रूपी वक्ष (सां० में),--राग (वि०) हलका लाल, 
गुलाबी (--गः) ऊषा का रग,-- अव्यक्त रागस्त्वरुण: 
->अमर०,--राशि: (बीजगणित में) अज्ञात अंक या 
परिमाण,--लक्षण:, --व्यक्तः शिव,---वत्मंन्‌,-- मार्गे 
(थि०) जिसके मार्ग अगाध और अभेद्य हैँ,--वाच्‌ 


(वि०) अस्पष्ट रूप से बोलने वाला,--साम्यम्‌ 
अज्ञात परिमाणों की समीकरण राशि । 

अव्यग्र (वि०) [न० त०] ॥. अक्षब्ध, अनाकुल, स्थिर, 
शान्त 2. किसी काम में न लगा हुआ । 

अव्यद्भ (वि०) [न० त०]| जो क्षतविक्षत या दोषयक्त न 
हो, सुनिमित, ठोस, प्रा । 

अव्यञ्जन (वि०) [न० ब०]॥. चिह्नरहित, लक्षणरहित, 
(जैसे कि लिगभेदक ) ना कन्या 2. अस्पष्ट,-नः बिना 
सींग का पशु (सींग आने की आय होने पर भी) । 

अव्यथ (वि०) [न० ब०] पीडा से मक्‍्त,--थः साँप । 

अव्यथिष: [न-थ्यथ्‌ -- टिषच्‌ | . सूर्य, 2. समुद्र,--षी 4. 
पृथ्वी 2. आधीरात, रात । 

अव्यभि (भी) चारः | न० त० ] वियोग का अभाव 

अन्योन्यस्याव्यभीचारों भवेदामरणान्तिक:--मनु० 

९।१०१ 2. एकनिष्ठता, वफादारी । 


अव्यभिचारिन्‌ (वि०) [न० त०] 4. अविरोधी, अप्रति- 
कूल, अनुकूल कु० ६।८६, 2. अपवादरहित,-- यदुच्यते 
पावति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वच:---कु० 
५।३९ रप्रोपनिपातिनो5्नर्था इति यदुच्यते तदव्यभि- 
चारिवच:--श ० ६, 3. सदगृुणी, सदाचारी, ब्रह्मचारी 
(सती ), 4. स्थिर, स्थायी, श्रद्धाल । 

अव्यय (वि०) [न० ब०] 4. (क) अपरिवतंनशील, 
अविनश्वर, अखंडित--वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमज- 
मव्ययम्‌--भग ० २॥२१, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चि- 
त्कर्तेमहेति-- १७ (ख) नित्य, शाइ्वत---अद्वत्थं 
प्राहुरव्ययम्‌ू--भग ० १५१, अकीति कथयिष्यंति ते- 
&्ययाम्‌ --२।३४, 2. जो खर्च न किया गया हो, जो 
व्यर्थ नष्ट न किया गया हो 3. मितव्ययी 4. शाइवत 
फल देने वाला,--यः . विष्ण 2. शिव,--यम्‌ ॥. 
ब्रह्म, 2. (व्या० में) वह शब्द जिसके रूप में वचन 
लिग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता--सदशं 
तजिषु लिजड्रेष्‌ सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेष च 
सर्वंषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ । सम०---आत्मन्‌ (वि०) 
अविनश्वर या नित्य (--त्मा) आत्मा या ब्रह्म--वर्ग: 
अव्ययों की सूची । 

अव्ययोभाव: [अनव्ययमव्ययं भवत्यनेन, अव्यय --च्वि-- 
भू- घझा| 4. सस्क्ृतभाषा के चार मुख्य समासों 
में से एक, क्रियाविशेषण समास (अव्यय से बना हुआ 
अर्थात्‌ अव्यय अथवा क्रिया विशेषण तथा संज्ञा के मेल | 
से बना हुआ) अधिहरि, सतणम्‌--आदि 2. व्यय का 
अभाव (दरिद्रता के कारण )-दनन्‍्द्रो द्विगुर॒पि चाहं मदगहे 
नित्यमव्ययीभाव:, तत्पुरुष कमंघारय यनाहं स्यां बहु- 
व्रीहि:। उद्धूट० (जो संस्क्ृत के समांसों को आंखों 
के सामने रख देता हैँ) 3. अनश्वरता । 

अव्यलोक (वि०) [न० त०]. जो झूठा न हो, सच्चा 


( ११९ ) 


2. प्रिय, अरुचिकर भावनाओं से रहित,---इत्थं गिर: 
प्रियतमा इव सोथ्व्यलीका: शुश्राव सूततनयहच तदा 
व्यकीका:--शि ० ५।१ । 
अव्यवधान (वि०) [न० ब०] 4. मिला हुआ, पास का, 
अन्तररहित 2. खूला हुआ 3. जो ढका न हो, नंगा 4. 
असावधान, लापरवाह,-- नम्‌ लापरवाही । 
अव्यवस्थ (वि०) [न० ब०] . जो नियत न हों, हिलने- 
डुलने वाला, अस्थिर--स्थला रविदश्रियमव्यवस्था म्‌ --- 
कु० १।३३ 2. अनिश्चित, विश्वेखल, अनियमित-स्था 
4, अनियमितता, मान्यता-प्राप्त नियम से स्खलन 
2. शास्त्रविरुद्ध व्यवस्था । 
अव्यवस्थित (वि०) [न० त०| 4. जो प्रचलित व्यवस्था 
या कानून के अनुरूप न हो 2. विनियमरहित, चंचल, 
अस्थिर---अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोषपि भयडूर:-- 
नीति० ९, 3. जो क्रमबद्ध न हो, विधिपूर्वक न हो । 
अव्यवहाय (वि०) [न० त०] . जो अपने जातिबन्धुओं 
. के साथ खाने पीने का अधिकारी न हो, जातिबहिष्कृत 
2. जो मुकदमे का विषय न बनाया जा सके, व्यवहार 
के अयोग्य । 
अव्यवहित (वि०) [न० त०]| व्यवधानरहित, साथ मिला 
हुआ । 
अव्याकृत (वि०) [ न० त० ] . अविकसित, अस्पष्ट 
“तद्धदं तह्॑व्याकृतमासीत्‌ इंदं नामरूपाभ्यामव्याकृतम्‌- 
शत० 2. प्रारंभिक,--तम्‌ (वेदान्त० ) . प्रारंभिक 
तत्त्व-- ब्रह्म के समनुरूप--इससे संसार की सभी 
वस्तुएं बनी 2. (सांख्य० में) प्रधान--प्रक्ृति का 
प्राथमिक अणु । 
अव्याज:--जम [न० त०] . छल-कपट का अभाव, 
ईमानदारी 2. सादगी, अक्रृत्रिमता-- बहुधा समास में 
सुन्दर और “मनोहर के साथ--प्राकृतिकता या 
अक्त्रिमता के अर्थ में प्रयुक्त--इृद॑ किलाव्याज- 
मनोहरवपु:--श ० १। १८। 


अव्यापक (विं० ) [न० तं०] 4. जो बहुत विस्तीर्ण न हो क्‍ 


2. जिसने समस्त को न व्यापा हो, विशेष । 


अव्यापार (वि०) [न० ब०] जिसके पास कोई कार्य न 
हो, काम- में न लगा हुआ,--रः [न० त० | 4. काम 
से विराम 2. एसा काम जो न तो किया जा सके, न 
समझ में आवे 3. जो अपना निजी व्यापार न हो, 
“अव्यापारेष॒ व्यापारम-दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप 
करना । 

अव्याप्ति: (स्त्री) [न० त०]व. अपर्याप्त विस्तार, या 
प्रतिज्ञा पर अध्री व्याप्ति 2. परिभाषा में दिये गये 
लक्षण का घटित न होना, परिभाषा के तीन दोषों 
में से एक--लक्ष्यैक देशें लक्षणस्यावतेनमव्याप्ति: । 

अव्याप्य (वि०) [न० त०] जो सारी स्थिति के लिए 


लागू न हो, समस्त विस्तार पर छाया हुआ न हो 
- वह्िधृमस्याव्याप्य:। सम०--वत्तिः (स्त्री )[वैश्ञे० 
द० मं| सीमित प्रयोग की एक श्रेणी, देशकाल की 
स्थिति से आंशिक विद्यमानता- जैसे सुख-दुःख 
- अव्याध्यवृत्ति: क्षिणको विशेषगुण इष्यते--भाषा ० 
२७। क्‍ 


अव्याहृत (वि०) [न० त०| न टूटा हुआ, वाधारहित, 
निर्बाधघ; मानी हुई (आज्ञा)--भर्तु रव्याहताज्ञा-- 
रघु० १९। ५७. । 

अव्युत्पक्ष (वि०) [न० त०] 4. अकुशल, अनुभवशन्य, 

“ अव्यवहृत, अनाड़ी--अव्युत्पन्नी बालभाव:--का० 
१९६, 2. (शब्द) जिसकी व्युत्पक्ति नियमित न हो, 
-“-न्‍नः भाषा के व्याकरण तथा वाग्धारा आदि के ज्ञान 
से शून्य व्यक्ति, पल्‍लवग्राही भाषाशास्त्री । 

अन्नत (वि०) [न० ब०| जो धामिक संस्कार तथा अन्य 
धमननुष्ठान का पालन न करता हो--अक्नतानाम- 
मन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम, सहस्नरशः समेतानां 
परिषत्त्वं न विद्यते । मनु० १२। ११४, ३। १७० | 


अज्ञ 4. (स्वा० आ०) [अब्नुते, अशित--अष्ट | . व्याप्त 
होना, पूरी तरह से भरना, प्रविष्ट होना--खं प्रावषे- 
ण्येरिव चानशे5ब्द:--भट्टि० २।३० कि० १२॥२१, 
2. पहुंचना, जाना या आना, उपस्थित होना, प्राप्त 
करना--सवंमानन्त्यमइ्नुते--या ० १।२६१, 3. प्राप्त 
करना, ग्रहण करना, आनंद लेना, अनुभव प्राप्त 
करना---अत्युत्कटे: पापपुण्य॑रिहेव फलमब्नृते--हि० 
१८०, रघु० ९॥९, न वेदफलमब्नुते--मनु० 
१।१०९, फल दशोरानशिरे महिष्य:--नै० १।४३ । 
उप--प्राप्त करना, उपभोग करना, ग्रहण करनां--न 


च लोकानुपाब्नुते--महा ०, क्रियाफलमपाश्नुते 
“मनु० ६।८२, वि>पूर्ण रूप से भरना, 
व्याप्त होना, स्थान ग्रहण करना--प्रतापस्तस्य 


भानोश्च युगपद्‌ व्यानशे दिश: --रघु० ४।१५, भद्ठि० 
२९४, १४।॥९६ । 

2. (क्रया० पर० ) [अश्नातिअशित | 4. खाना, उप- 
भोग करना- -निवेद्य गुरवेध्नीश्यात्‌--मनु० १।५१, 
अश्नीमहि वयं भिक्षाम--भतें ० ३।११७, 2. स्वाद 
लेना, रस लेना--यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनों 
धनम्‌ू--हि० १।१६४-६५, अदइनन्ति दिव्यान्‌ दिवि 
देवभोगान्‌ू--भग०, ९।२०, प्रत्यक्ष फलमइ्नन्ति 
कमणाम्‌ू-- महा ०, (प्रेर०---आशयति) ,खिलाना, 
भोजन कराना, खिलवाना पिलवाना (कमं० के 


जब 


भी आन्ण्य 


साथ )---आशयच्चामृतं देवान--सिद्धा ०, प्र--. 
पीना,--न॒ प्राश्नोतोदकमपि--महा ०, 2. खाना, 
निगलना--प्राइनल्तथ सुरामिषम्‌- भट्टि० १७।॥३, 


१।१३, १५।२९, सम्‌ --4. खाना,--नक्तं चानन्‍्ने 


( १२० 9) 


समइनीयात्‌--मनु० ६।१९, ११॥२१९, 2. स्वाद 
लेना, अनुभव लेना, रस लेना--यथा फल समश्नाति 
-मह[० । 

अशकुन:--नम्‌ [न० त० | अशुभ या बुरा शकुन । 

अशक्तिः (स्त्री०) [न० त०] 4. कमजोरी, शक्तिहीनता 
2. अयोग्यता, अक्षमता,-श्रमंण तदशकक्‍्या वा न गुणा- 
नामियत्तया--रघु ० १०३२ 

अशक्य (वि०) [न० त०] असंभव, अव्यवहायें । 

अशडु, अशडि्त (वि०) [न० ब०, न० त०] 4. मिर्भय 
नि३शंक--प्र विशत्यश डू::-- हि० १।८१, 2. सुरक्षित, 
सन्देह रहित । 

अशनम्‌ [अशू-ल्युट] . व्याध्ति, प्रवेशन 2. खाना, 
खिलाना 3. स्वाद लेना, रस लेना 4. आहार--अशनं 
धात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानाम्‌ >भतें० ३॥१०, 
(बहुधा विशेषण (बहुत्रीहि) समास के अन्त में खाने 
वाला' “जिसका भोजन हूं... ) फलमलाशन, हुताशन, 
पवनाश्न आदि । 


अश्ना--[अशन मिच्छति--अशन --क्य च्‌ -|- क्विप्‌ू] खाने 
की इच्छा, भूख । 

अशनाया [अशनमिच्छति--अशन--क्य च्‌---स्त्रियां भाव 
अ] भूख, च्युताशनाय: फलवद्ठिभृत्या--भट्ठटि ० ३।४०, 
अन्नाद्वाइ्शनाया निवतंते पानात्पिपासा--शत० । 

अशनायित, अद्नायुक (वि०) [अशन--क्यच्‌ (ना० 
घा० )+--क्त, पक्षे उकज् ] भूखा । 

अशनिः (पु० स्त्री०) [अश्नुते संहति --अश+ अनि] ॥. 
इन्द्र का वच््र, शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌--रघु ० ३।५६ 
2. बिजली की चमक--अनुवनमशनिर्गत:--सिद्धा ० , 
अशनि: कल्पित एव वेधघसा रघृु० ८।४७, अशनर- 
मृतस्य चोभयोवंशिनव्चांबुधराश्च योनय:--कु० 
४।४३, 3. फंक कर मारेजाने वाला अस्त्र 4. अस्त्र की 
नोक--निः (पु०) . इन्द्र, 2. अग्नि 3. बिजली से 
पंदा हुई आग । 


अशब्द (वि०) [न० ब०] जो शब्दों में न कहा गया हो 
“किमर्थमरब्दं रुते-का० ६०, जो सुनाई न दे,-ब्दम 
, अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्म 2. (सां० द० में) प्रधान या 
प्रकृति का आरम्भिक अणु--ईक्षतेनशिब्दम--शा री ० 
१।१। 

अद्वरण (वि०) [न० ब०] असहाय, परित्यक्त, शरणरहित 
->-जलवदशरणो5स्मि---श ० ६, इसी प्रकार 'अशरण्य | 

अद्वरोीर (वि०) [न ब०| शरीररहित, बिना शरीर का 
--₹ः 4. परमात्मा, ब्रह्म, 2. कामदेव, प्रेम का देवता 
3. संन्‍्यासी जिसने अपने सांसारिक संबंध त्याग 
दिये हैं । 

अशरीरिन्‌ (वि०) [न० त०] शरीररहित, अपाधथिव, 
स्वर्गीय (प्रायः वाणी, बाक आदि शब्दों के साथ ) । 


अज्ञास्त्र (वि०) [न० ब०] जो धमंशास्त्र के अनुकल न 
हो, पाखंड। सम०--बिहित,-सिद्ध जो धर्मशास्त्र 

.. से अनमोदित न हो । 

अद्यास्त्रीय (वि०) [न० त०] शास्त्रविरुद्ध, धिधि-विरुद्ध, 
अनेंतिक। 

अशित (भू० क० क०) [अश--कत] . खाया हुआ, तुप्त 
2, उपभक्‍त । । 

अशित ड्रदीन (वि०) [अशितास्तप्ता: गावोअऊ्च्र] वह स्थान 
जहाँ पहले मवेशी चरा करते थे, पशुओं के चरतने का 
स्थान । दे० “आशितद्भवीन | 

अशित्र: [अशू --इत्र] . चोर 2. चावल की आहुति । 

अशिरः [अशू--इ रच |] . आग 2. सूर्य 3. वाय 4 पिशाच, 
“रस हीरा । 

अशिरस (वि०) [न० ब०] बिना सिर का--(पं० ) बिना 
सिर का शरीर, कबंध, धड़, तना । 

अशिव (वि०) [ न० बु० ] . अशुभ, अमंगलकारी 
-अशिवा दिशि दीप्तायां शिवास्तत्र भयावहा: ( रुरुदु: ) 
रामा० 2. अभागा, बदकिस्मत,--वम ।. दुर्भाग्य, 
बदकिस्मती 2. उपद्रव । सप्त०४--आचारः व. अन- 
चित व्यवहा र, आचरण की अशिष्टता 2. दराचरण ॥ 


अशिष्ट (वि०) [न०त०] 4. शिष्टतारहित, उजहू, 2. 
असंस्क्ृत, असम्य, अयोग्य 3. नास्तिक, भक्तिशन्य 4. 
जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा सम्मत नहीं 5ज्नो 
किसी प्रामाणिक शास्त्र द्वारा विहितन हो । 

अद्योत (वि०) [न० त०] जो ठंडा न हो, गर्म । 
- कर:,-रहिसि: सूर्य । 

अज्ञीतिः (स्त्री०) [निपातोञ्यम | अस्सी (यह शब्द सर्देव 
सत्रीलग एक व० में प्रयुक्त होता हँ चाहे इसका 
विशेष्य कुछ ही हो) । 

अशोषकफ (वि०)-"-दे० अशिरस । 

अशुचि (वि०)[न० ब०] . जो साफ न हो, गंदा, मलिन, 
अपवित्र,-सो5्शुचि: सर्वेकमंसु,--विलाप या मातम के 
अवसर पर 2. काला,--चिः (स्त्री०) [न० त० | 
, अपवित्रता 2. अधघः पतन । 


अशद्ध ( वि० ) [ न० त० ] १. अपवबित्र 2. अशुद्ध, 
गलत । 

अज्ुद्धि (वि०) [न० ब०] ॥. अपवित्र, मलिन 2. दुष्ट, 
ऊझडद्धिः (स्त्री०) [न० त० | अपविन्रता, मलिनता । 

अशुभ (वि०) [न० ब०] . अमंगलकारी 2. अपवित्र, 
मलिन (विप० शुभ ) 3. अभागा, बदकिस्मत,--भम्‌ 
. अमंगलता, 2. पाप 3. दुर्भाग्य, विपत्ति--नाथे 
कृतस्त्कय्यशुभं प्रजानामू--रघु० ५११३, । सम० 
“+-उदयः अशुभ शकुन । 

अशन्य (वि०) [न० त०] . जो रिक्त या धन्य न हो 2.. 
परिचर्या किया गया, पूरा किया गया, निष्पादित 


समर ० 


( १२१ )) 


--स्वनियोगमशुन्य कुरु (नाटकों में प्रायः प्रयुक्त ) 
अपना कार्य सम्पन्न करो । क्‍ 
अज्वत (वि०) [न० त०] बिना पकाया हुआ, कच्चा, 
अनपका । | 
अशेष (वि०) [न० ब०] जिसमें कुछ बाकी न बचा हो, 
सम्पर्ण, समस्त, पूरा, समग्र--अशेषश मृषीमोष॑ माष- 
मश्नामि केवलम--उड्जूट०, क्रतोरशेषेण फलेन 
युज्यता--रघु० ३६५, ४८,--षः [न० त०] जो 
बाक़ी न बचा हो,--षम, अशेषेण, अदोषतः (क्रि० 
वि०) पूर्ण रूप से, प्री तरह से,-तथाविधस्तावदशेष- 
मस्तु सः--कु० ५॥८२, येन भूतान्यशंषण द्रक्ष्यस्यात्म- 
न्यथोी मयि--भग० ४।३५, १०।१६, मनु० १।५९ | 
अज्ञोक (वि०) [न० ब०] जिसे कोई रंज नहो, जो 
किसी प्रकार के रंज या शोक का अनुभव न करता 
हो,--कः . लारू फूलों वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष 
(कविसमय है कि स्त्रियों के चरणस्पश से इसमे फूल 
खिल जाते हैं) तु०--असूत सद्यः कुसुमान्यशोक: '' 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपकमाशिड्जितनूपुरेण-- 
क्‌० २।२६, मेघ० ७८, रघु० ८।६२, मालवि० ३।१२, 
१६, 2. विष्णु 3. मौयंवंश का एक प्रसिद्ध राजा,--कम्‌ 
. अशोक वक्ष का फूलना (कामदेव के पाँच बाणों में 
से एक) 2. पारा । सम०--अरिः कदंबवृक्ष,---अष्टमी 
चैत्र कृष्णपक्ष की अष्टमी,--तरु,--नगः,--वक्षः 
अशोकवक्ष,--त्रिरात्र:,--त्रमू एक उत्सव का नाम 
जो तीन रात तक रहता हँ,--बनिका अशोक वक्षों 
का उद्यान, न्याय दे० न्याय के नीचे । 
अशोच्य (वि०)[न० त०] जिसके लिए शोक करना उचित 
नहीं--अशोच्यानन्वशोचस्त्वं॑ प्रज्ञावादांइरव भाषसे--- 
भग० २।९१९१। 
अज्ञौचम्‌ [न० त०] . पवित्रता, मेलापन, मलिनता-पंच० 
१।१९५ 2. ( किसी बच्चे के जन्म के कारण - जनना- 
शौच ) सूतक, (किसी बंधु को मृत्यु के कारण-- 
मृताशौच ) पातक--अहो रात्रमुपासी रन्नशौच बान्धव: 
सह--मनु ० ११।१८३ | 
अदनया८"-भूख । 
अद्नोतपिबता [अश्नीत पिबत इत्युच्यते यस्यां निदेशक्रियायां 
+पा० २।१।७२। खाने पीने के लिए निमंत्रण, दावत 
जिसमें खाने पीने के लिए लोग आमंत्रित किये जाते 
हैं--अश्नीतपिबतीयंती प्रसुता स्मरकर्मणि--भट्टि० 
+५९२ | 
अइ्मकः (ब० व०) [अश्मेव स्थिरः, इवाथ कन्‌] . दक्षिण 
में एक देश 2. उस देश के निवासी । 
अव्मन्‌ (पुं०) [अश्-+-मनिन्‌] . पत्थर-- नाराचक्षेपणी- 
याइमनिष्पेषोत्पतितानलमू--रघु० ४॥७७ 2. फलीता, 
चकमक पत्थर 3. बादल 4. वज्भज । सम०--उत्थम 
९१६ 


शिलाजीत,--क्ुट्ट,--कुट्कक (वि०) पत्थर पर रखकर 
चीज तोड़ने वाला (ट्:,द्रकः) भक्तों का समुदाय, 
वानप्रस्थ--याज्ञ , ३।४९, मनु० ६!१७,>गर्भ:, 
-गर्भम,-गर्भज:,-- जम्‌,--योनिः पन्ना,-- जः,--जम्‌ 
. गेरू, 2. लोहा,--जतु ( नपुं० ) ,-जतुकम्‌ --शिला- 
जीत,--जातिः पन्ना,--दारणः पत्थर तोडने के लिए 
हथौड़ा,--पुष्पम्‌ शिलाजीत,--भालम्‌ पत्थर को खरल 
या लोहे का इमामदस्ता,--सार (वि०) पत्थर या 

लोहे जैसा (--रः, ---रम्‌ ) !. लोहा 2. नीलमणि । 

अह्मन्तम॒[अश्मनो$न्तोछ्त्र शकं० पररूपम्‌]  अंगीठो, 
अलाव 2. खेत, मंदान 3. मृत्यु । 

अइमन्तक:--कम्‌ [ अद्मानमन्तयति इति-अश्मन्‌-- अंत्‌ +- 
णिच्‌-प्वुल | अलाव, अंगीठी,---कः एक पौधे का नाम 
जिसके रेशों से ब्राह्मण की तगड़ी बनाई जाती है । 

अव्मरी (आयु० में)[ अश्मानं राति इति रा+क-+-डीष्‌ |] 

* (मत्राशय में) एक रोग का नाम जिसे पथरी कहते हैं, 

गूजद्च्टू 

अश्नम्‌ [ अश्नते नेत्रम--अश्‌-|- रक्‌ ] . आँसू, 2. रुधिर 
(प्रायः अख्तर” लिखा जाता है ),---श्रः किनारा (बहुधा 
समास के अन्त में प्रयुक्त होता हैे)। सम०->-पः 
रुधिर पीन वाला, राक्षस, नरभक्षक । 

अश्रवण (वि०) [ न० ब० ] बहरा, जिसके कान न हों, 
--णः साँप । 

अश्राद्ध (वि०) [ न० त० |] श्राद्ध का अनुष्ठान न करने 
वाला,-*द्वः श्राद्ध का अनुष्ठान न करना । सम० 
--भोजिन (वि०) जिसने श्राद्ध-अनुष्ठान में भोजन न 
करने का व्रत ले लिया हैं । 

अश्नान्त (वि०) [ न०त० ] 7.न थका हुआ, अथक 2. 
अनवरत, लगातार-तम्‌ (अव्य०) निरन्तर, लगातार । 

अशभ्िः--श्री (स्त्री०) [ अश्‌-+क़ि पक्षे डीष्‌ ] . (कमरे 
का या घर का ) किनारा, कोण समास के अन्त में चतुर्‌, 
त्रि, घट तथा और कुछ शब्दों के साथ बदल कर 
अख्र' हो जाता है-दे० चतुरखस्र ) 2. (शस्त्र की) तेज 
धार-वत्रस्य हन्तु: कुलिशं कुण्ठिताश्रीव लक्ष्यते--कु ० 
२।३०, 3. किसी वस्तु का तेज किनारा, घार। 


अश्रीक--ल (वि०) [ न० ब० कप्‌, रस्य लः ].. श्रीहीन, 
असुन्दर, विवर्ण, शि० १५।९६ 2. भाग्यहीन, जो सम्प- 
न्‍्ननहो। 

अश्र (नपं ०)[ अब्न॒ते व्याप्नोति नेत्रमदर्शनाय-अश्‌ + ऋ्ुन्‌ | 
आँसू--पपात भूमौ सह सेनिकाश्रुभि:--रघु० ३।६१ । 
सम०--उपहत (वि०) आंसुओं से ग्रस्त, आँसुओं 
से ढका हुआ,-कला आँसू की बूँद, अश्रुबिदु,-परिपृर्ण 
(वि०) आंसुओं से भरा हुआ, अक्ष आसुओं से भरी 
हुई आँखों वाला,--परिष्लुत (वि०) आँसुओं से भरा 
हुआ, अश्रुस्नात-पातः आँसू गिरना, आँसुओं का 


( १२२ 


गिराना,--पूर्ण (वि०) आसुओं से भरा हुआ, आकुल 
आँसुओं से भरा हुआ तथा व्याकुल--रघ ० २।१, 
“मुख (वि० )आँसुओं से युक्त, अचानक आँसू गिराने 
वाला,--लोचन,--नंत्र (वि०) आँसुओं मे भरी हुई 
आँखों वाला, जिसकी आँखें आँसुओं से भरी हुई हों । 

अश्रुत (वि०) [ न० त० ] 4. न सुना हुआ, जो सुनाई न 
दे 2. मूर्खे, अशिक्षित । 

अश्नौत (वि०) [ न० त० | अवदिक, जो वेदों के द्वारा 
अनुमोदित न हो । 

अभ्रेयस्‌ (वि०) [ न० त० ] . अपेक्षाकृत जो उत्कृष्ट न 
हो, घटिया (नपुं ०--स ) बराई, दुःख ! 

अइलोल (वि०) [ न श्रियं लाति--ला-+क | 4. भद्दा, 
कुरूप 2. ग्राम्य गन्दा, अक्खड़ .---अश्लीलप्रायान्‌ कल- 
कलान्‌ू-- दश ० ४९, 'परिवाद-याज्ञ ० ११३३. 3. अप- 
भाषित,--लम्‌ 4. देहाती या यंवारू भाषा, गाली 2. 
(सा० शा० में) रचता का एक दोष जिसमें एसे शब्द 
प्रयकक्‍्त किये जाय जिनसे श्रोता के मन म॑ शम, जुगप्सा 
ओर अमंगरू की भावना पैदा हो-उदा० साधन समह- 
यस्य, मुग्धा कुड्मलिताननंन'ः दघती वायूं स्थिता तत्र 
सा, तथा--म॒दुपवनविभिन्‍नो मत्प्रियाया विनाशात्‌-मं 
साघन, वाय और विनाश शब्द अश्लील हैं और क्रमश 
शर्म, जुगप्सा और अमंगल की भावना पंदा करते हँ-- 
'साधन' शब्द तो लिंग (पुरुष को जननन्द्रिय ), वाय 
शब्द अपान (गुदा से निकलने वाली दुगधयुत वायु 
तथा विनाश मृत्यु को प्रकट करता हूँ 


अइलंषा [ न शिलिष्यति यत्रोत्पन्नेन शिशना, शिलिष्‌ -|- घव्म 
तारा० ]. नवाँ नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते है 2. 
अनेक्य, वियोग । सम०--ज;,--भवः,--भ: केतुग्रह 
अर्थात्‌ उतार का शिरोबिन्दु । क्‍ 

अद्वः | अंश--क्वन्‌ | . घोड़ा 2. सात की संख्या का प्रकट 
करने वाला प्रतीक 3. (घोड़ जैसा बल रखने वाले) 
मनुष्यों की दौड़,--काष्ठतुल्यवपुधृष्टो मिथ्याचारइच 
निर्भय:, द्वादशांगुलमेढ्इ्च दरिद्वस्तु हयो मतः ।--श्वौ 
(द्वि० व०) घोड़ा और घोड़ी । सम ०-- अजनो हंटर 
--अधिक (वि०) जो अच्वारोहियों म॑ प्रबल हो 
जिसके पास घोड़े अधिक हों,--अध्यक्ष: अद्वारोहियों 
का सेनापति,---अनीकम अव्वारोहियों की सेना,-अरि 
भंसा,---आयवबंद: अश्वचिकित्सा-कविज्ञान---आरोह 
(वि०) घोड़ पर चढ़ा हुआ (--हः) . घड़सवार 
अर्वारोही 2. घड़सवारी,--उरस (वि०) घोड़े को 


भांति चौड़ी छाती वाला,--कर्ण:---कर्णकः . एक | मश्वक (वि०) 


वक्ष 2, घोड़ का कान,--कुटी घुड़शाल,--कुशल 


] 


को घृ्‌माने का स्थान,--चिकित्सक:,--वेद्य: शालिहोत्री 
पशुओं का डाक्टर,--चिक्रित्सा घोड़े की चिकित्सा 
पशुचिकित्साविज्ञान,---जघनः नराश्व (जिसका शरीर 
घोड़े का, तथा गदंन मनष्य की होती हें ),--द्ृतः घृड़- 
सवार दूत,--नायः घोड़ों को चराने वाला, घोड़ों का 
समह,--निबन्धिक: घोड़ों का साइस, घोड़ों को बांधने 
वाला,--पः साइस,--पारः--पालकः,--रक्षः घोड़ों 
का साइस,--बंध: साइस,---भा बिजली, --महिषिका 
भंसे और घोड़े के बीच रहने वाली स्वाभाविक शत्रुता, 
--भसख (वि०) जिसका मंह घोड़े जेसा हैं (+खः) 
घोड़े के मंह वाला पश, किन्नर, देवदत (--खी ) 
किन्नर स्त्री,-भिन्दन्ति मन्‍्दां गतिमश्वमख्य:-कु० १११, 
--मैधः एक यज्ञ जिसमें घोड़े की बलि चढ़ाई जाती 
है--यथाइ्वमेघ: ऋ्रतुराट स्वंवायापनोदन:--मनु ० 
११।२६१,--मेघिक,--मेघीय (वि०) अश्वमेष के 
उपयुक्त या अश्वमंघ से संबंध रखने वाला (-कः:-यः ) 
अश्वमंघ के उपयुक्त घोड़ा,--युज (वि०) जिसमें 
घोड़े जुते हुए हों ( जैसे कि घोड़ागाड़ी ), (स्त्री०) 

एक नक्षत्रपुञ्ज,अश्विनी नक्षत्र 2. मंष राशि 3. आशि्वि- 
नमास,--रक्ष: अश्वारोही या घोड़े का रखवाला 
साइस,--रथः घोड़ागाड़ी (--था) गंधमादन पव॑त 
के निकट बहने वाली एक नदी,--रत्नम,--राज: 
बढ़िया घोडा, या घोड़ों का स्वामी--अर्थात्‌ उच्च: 
श्रवा-->लाला एक प्रकार का सॉप,--वकक्‍त्र -- अद्व- 
मुख, दे० किन्नर और गंघवे,-- बडवम्‌ तौॉड घोड़ों की 
जोड़ी,---वहः अर्वारोही,-वार:,--वारकः अश्वारोही, 
साइस,--वाहः:--वाहकः घुड़सवार,--विद्‌ (वि०) 
, घोड़ों को सधानं में कुशरू 2. घोड़ों का दलाल 
(पं०) 4. पेशवर घड़सवार 2. नल का विशषण 
--वष:ः बीजाश्व, सांडघोड़ा,--जेद्यः घोड़ों का चिकि 
त्सक,--शाला अस्तबल,--ज्ञाव: बछेरा, बछरी 
-आस्त्रम शालिहोत्र, पशु चिकित्सा-विज्ञान की पाठ्य- 
पुस्तक,---श्वरूगालिका घोड़ और गीदड़ की स्वाभाविक 
शत्रता,-साद:.--सादिन (पं ०) घड़सवार, अर्वारोही 
अश्वसेनिक रघु० ७।४७,--सारथ्यम कोचवानी 
सारथिपना, घोड़ों और रथों का प्रबंध--सूतानामश्व- 
सारथ्यम्‌--मनु ० १०।४७,--स्थान (वि०) अस्तबल 
में उत्पन्न (“-नम) घड़साल, तवेला,--हारक 
घड़चो र, घोड़ों को चरान वाला,--हृदयम्‌ . घोड़े की 
इच्छा 2. अश्वारोहिता । 


* . छोटा 
घोड़ा, 2. भाड़े का टटट 3. सामान्य घोड़ा । 


““कोविद (वि०) घोड़ों को सधान में चतुर.--खरज: | अदवकिनों [ अश्वस्य क॑ मुखं तत्सदशाकारो&स्त्यस्य इनि 


खच्वक्र,--खुरः घोड़े का सुम,--गोष्ठम्‌ घृुडसाल, अस्त- 


डीप--तारा० ] अध्विनी नक्षत्र । 


बल,--घास; घोड़े की चरागाह,--चलनशझालका घोड़ों ' अश्क्तरः (स्त्री०--री) [ अश्व+ष्टरच ] खच्कर । 


( १२३ 9) 


अश्वत्यः [ न र्वश्चिरं शाल्मलीवक्षादिवत्‌ तिष्ठति--स्था 
+क पृषी० तारा० ] पीपल का पेड़,--ऊध्वेमूलो5- 
वाकशाख एपो5्श्वत्थ: सनातन:--कठ ०, भग० १५॥१। 

अश्वत्थामन्‌ (पु०) [ अश्वस्येव स्थाम बलमस्य, पृषो० 
तु० महा ०---अश्वस्येवास्य यत्स्थाम नदतः प्रदिशो- 
गतम्‌, अश्वत्थामेव बालोज्यं तस्मान्नाम्ना भविष्यति |] 
द्रोण और क्ृपी का पुत्र, कुरुराज दुर्योधन की ओर से 
लड़ने वाला ब्राह्मण योद्धा व सेनापति (यह अत्यन्त 
शूरवीर, प्रचण्डक्रोधी, युवक योद्धा था, इसका ब्रह्म 
तेज कण के साथ वाय्युद्ध में प्रकट हुआ, जब कि 
द्रोणाचाय के पश्चात्‌ कर्ण को सेनापतित्व दिया गया 
--दे० वेणी० तृतीय अंक, यह सात चिरंजीवियों में 
से एक है) । 

अइक्स्तन,---स्तनिक (वि०) [न इबवो भव: इति--श्वस्‌ -- 
ट्युल तुट च, न० त० | | श्वस्तन-+ठन्‌ च न०» 
त० | 4, जो आगामी कल का न. हों, आज का 2 जो 
आगामी कल का प्रबंध नहीं रखता है -- मनु० ४॥७, । 

अध्विक (वि०) [ अश्व--ठन | जो घोड़ों से खींचा जाय । 

अध्विन्‌ (१०) | अश्व-- इन ] 4. अश्वारोही, घोड़ों को 
सधाने वाला--नौ (द्वि० व०) देवताओं के दो बंद्य 
जो कि सूर्य के द्वारा घोड़ी के रूप में एक अप्सरा से 
जुड़वें पंदा हुए थे । क्‍ 

अश्विनी [ अश्व--इनि-+ डठीप्‌ | . २७ नक्षत्रों में सबसे 
पहला नक्षत्र (जिसमें तीन तारे होते हैं), 2. एक 
अप्सरा जो बाद में अश्विनीकुमारों की माता मानी 
जाने लगी, सूर्य पत्नी जो कि घोड़ी के रूप में छिपी 
हुई थी। सम०--कुमारो,--पुत्रौ-सुतौ सूर्यकी 
पत्नी अदिवनी के यमज पुत्र । 

अश्वीय (वि०) [ अश्व--छ ] घोड़ों से संबंध रखनेवाला 
धोड़ों का प्रिय.--यम्‌ घोड़ों का समूह, अदश्वारोही 
सेना--शि ० १८।५ | 

. अषडक्षीण (वि०) [ म सन्ति--षडक्षीणि यत्र--न ० ब०, 
ततः:--ख | जो छः: आँखों से न देखा जा सके, जो 
केवल दो व्यक्तियों के द्वारा निश्चित या निर्णीत किया 
जाय,--णम्‌ रहस्य । 

अबाढ: | अषाढ्या युवता पौर्णमासी आषाढी सा अस्ति 
यत्र मासे अण्‌ वा हस्व: ] अषाढ़ का महीना (प्राय: 
आषाढ़' लिखा जाता हैं)। 

अष्टक वि० [ अष्टन्‌--कन्‌ | आठ भागों वाला, आठ 
तह वाला,---क: जो- पाणिनि निर्मित आठों अध्यायों 
का जानकार हैं, या उनका अध्ययन करता है,--का 
पूृणिमा के पश्चात्‌ सप्तमी से आरंभ करके आने वाले 
तीन (सप्तमी, अष्टमी और नवमी) दिन 2. उन तीन 
महीनों की अष्टमियां, जबकि पितरों का तर्पण होता 
हैं, 3. उपयुक्त दिनों में किया जाने वाला श्राद्ध- 


अनुष्ठान,---कम्‌ व. आठ अबयबों की बनी कोई 
समूची वस्तु 2. पाणिनिसूत्रों के आठ अध्याय 3. 
ऋग्वेद का एक खंड (ऋग्वेद ८ अष्टक या दस मंडलों 
मे विभक्‍त है) . 4. आठ वस्तुओं का समह--यथा 
वानराष्टकम्‌, ताराष्टकम्‌, गंगाष्टकम्‌ आदि 5. आठ 

को संख्या। सम०- अंग:, -गम्‌ एक प्रकार का 
फलक या कपड़ा जिस पर आठ खाने बने होते हैं और 
जो पाँसा खेलने के काम आता है। 


अष्टन्‌ (सं० वि०) [ अंशू--कनिन्‌, तुटू च ] (क्तु०, 
कम ०---अष्ट--ष्टो) आठ, कुछ संज्ञाओं तथा संख्या- 
वाचक शब्दों से मिलकर इसका रूप समास में शअष्टा' 
रह जाता है, उदा० अष्टादशन्‌, अष्टाविशति:, अष्टा- 
पद आदि। सम०--अंग वि० जिसके आठ खंड 
या अवयव हों --गम्‌ 4. दरीर के आठ अंग जिनसे 
अति नम्र अभिवादन किया जाता है, 'पात:,--प्रणाम: 
साष्टाड्गननमस्कार: शरीर के आठों अंगों से किया जाने 
वाला नम्र अभिवादन--जानुम्यां च तथा पदृष्यां 
पाणिभ्यामुरसा धिया, शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामो- 
धष्टाजड़ु' इरित: ॥ 2. योगाभ्यास अर्थात्‌ मन की एका- 
ग्रता के आठ भाग 3. पूजा की सामग्री, अध्यंम आठ 
वस्तुओं का उपहार, “धपषः: आठ औषधियों से बनी 
एक प्रकार की ज्वर उतारने वाली धूप, 'मेथुनम आठ 
प्रकार का संभोग-रस, प्रणय की प्रगति में आठ 
अवस्थाए- स्मरण कोतेन॑ केलि: प्रेक्षणं गुद्ममाषणम, 
संकल्पो5ध्यवसायइच क्रियानिष्पत्तिरेव च ।,---अध्यायी 
पाणिनि मुनि का बनाया व्याकरणग्रंथ जिसमें आठ 
अध्याय है,---अख्लम्‌ अष्टकोण,--अञ्लिय अष्टकोणीय 
“अहं (न) (वि०) आठ दिन तक होने वाला, 
-कर्ण (वि०) आठ कानों वाला, (-णंः) ब्रह्मा 
की उप।धि,--कमंन्‌ (पुं०),--गतिकः राजा जिसने 
अपने आठ कतंव्य पूरे करने हैं (आठ कतेंव्य--आदाने 
च विसगे च तथा प्रेषनिषेधयो:, पंचमे चार्थवचने 
व्यवहा रस्य चेक्षणे, दंडशुद्धयो: सदा रक्तस्तेनाष्टगतिको 
नृप: ।-- कुत्वस (अव्य०) आठ बार,--कोण: आठ 
कोण वाला, अठपहल,--गवम्त आठ गौओं का लहँडा ; 
“गुण (वि०) आठ तह वाला,-दाप्यो5्ष्टगुणमत्ययम्‌ 
मनु० ८।४००, (--णम्‌ ) वह आठ गण जो ब्राह्मण 
में अवश्य पाये जाने चाहिए--दया सवभूतेषु, क्षांति:, 
अनसूया, शौचम्‌, अनायासः, मंगलम्‌, अकापंण्यम, 
अस्पृहा चेति--गो ० । आश्रय (वि०) इन आठ गुणों 
से युक्‍त,--ष्ठ (ष्टा) चत्वारिशत (वि०) अड़- 
तालीस, - तय (वि०) आठ तहों वाला,--त्रिशत, 
(:ष्टा) (वि०) अड़तीस,--त्रिकम चौबीस, 
-“दलूम्‌ , आठपंखड़ियों वाला कमल, 2. अठकोन, 
“:दंशन्‌ ( ष्टा ) नीचे दे ० -दिश (स्त्री०)) आठ 


| शौ१र४ ) 


: दिग्विन्दु--पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नेक्रती पश्चिमा तथा, 
वायवी चोत्तरेशानी दिशा अष्टाबिमा:ः स्मृताः:। 
?क्रिण्यः आठ दिग्बिन्दुओं पर स्थित आठ हथिनियाँ, 
“बाला: आठों दिशाओं के आठ दिशापाल “इन्द्रो 
वह्नि: पित॒पति: (यमः) नऋतो वरुणो मरुत्‌ (वायु: ), 
कुबेर ईशः: पतय: पर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ू---अमर ०, 
०गजाः: आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले आठ 
हाथी--ऐ रावत: पुंडरीको वामन: कुमुदो5्जन:, पुष्प- 
दनन्‍त:ः सार्वभौम: सुप्रतीकश्च दिग्गजा:---अमर०, 
-धातुः आठ धातुओं का समुदाय--स्वर्ण॑ रूप्यं च 
ताम्रं च रज्जें गशदमेव च, शीसं लोहं रसश्चेति धातवो&5 
ष्टो प्रकीतिता:।--पद,--द्‌ू (छट या 'टछ्टा?) 
वि० . आठ पैरों वाला, 2. कथा में वर्णित शरभ 
नाम का जन्‍्तु, 3. सिटकिनी 4. कैलास पवत (--द:, 
>+>दम) . सोना--आ रद ज. भतोये:--कु ० 
७।१०, शि० ३।२८, 2. पासा खेलने के लिए बिसात 
या एक फलक, फट्टा,--'पन्रमू सोने की पटूटी, 
“मड़ूल: एक घोड़ा जिसका मुंह, पूंछ, अयाल, छाती 
तथा सुम सफंद हो (--लरूम) आठ सौभाग्यसूचक 
वस्तुओं का संग्रह, कुछ के मतानुसार वे ये हैं:-मगराजो 
वृषो नाग: कलशो व्यजनं तथा, बेजयन्ती तथा भेरी 
दीप इत्यष्टमज्ुलम्‌ । दूसरों के मतानुसार--लोके5 
स्मिन्मड्भलान्यष्टो ब्राह्मणो गौहुताशन:, हिरण्यं सप्ति- 
रादित्य आपो राजा तथाष्टम: ।--मानम एक “कुडव' 
नामक माप,-मासिक ( धि० )आठ महीनों में एक बार 
होने वाला,--मतिः अष्टरूप, शिव का विशेषण-आठ 
रूप हैं -पाँच तत्त्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश ), सूर्य, चन्द्रमा, तथा यज्ञ करने वाला पुरो- 
हित-तु०, श० १।१, या सृष्टि: स्रष्ट्राद्रा वहति 
विधिह॒ुतं या ह॒विर्या च होत्री, ये हू काले विधकत्त: 
श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । यामाहुः 
स्वंभतप्रकृतिरित्ति यया प्राणिन: प्राणवन्त:, प्रत्यक्षाणि: 
प्रपन्नस्तत॒भिरवतु वस्ताभिरष्टाभमिरीश: ॥ या संस्कृत 
में संक्षेप से कहे गये निम्नांकित क्रमानुसार नाम:-- 
जल॑ वह्िस्तथा यष्टा सूर्याचंद्रसी तथा, आकाझं 
वाय रवनी मूत्तेयो5ष्टाौ पिनाकिन:। धरः आठ रूपों 
वाला, छशिव,--रत्नम स मष्टि रूप से ग्रहण किये गये 
आठ रत्न,--रसा: नाटकों में प्रयकत आठ रस-- 
शृंगा रहास्यकरुणरौद्रवी रभयानका:, वीभत्सादुभुतसंज्ञो 
चेत्यध्टो नाट्यें रसा: स्मृता:। काव्य० ४, (इनमे 
नवां रस 'शान्त' भी जोड़ दिया जाता है :--निर्वेद- 
स्थायिभावो5स्ति शान्तोषपि नवमो रस:-त०) आश्रय 
4 ०) आठ रसों से सम्पन्त, या आठ रसों को प्रद- 

करने वाला--विक्रम ० २।१८,--विधि (वि०) 


आठ तह वाला, या आठ प्रकार का,--विशति: | 


(स्त्री०) ( ष्टा ) अठाईस,--श्रवणः,--भवस ब्रह्मा, 
(आठ कान या चार सिर रखने वाला) । 

अध्टतय (वि०) [अष्टन्‌ --तयप्‌|) आठ खंड या आढ 
अंगो वाला--यम सब मिलाकर आठ वाला । 

अष्टधा (अव्य०) [अष्टनू--घा] 4. आठ तह वाला, 
आठ बार 2. आठ भागों या अनुभागों में--भिन्‍ना 
प्रकृतिरष्टघा--भ ० ७।४, भिन्‍नो5ष्टधा विप्रससार 
वंश:--रघु० १६।३ । 


अष्टम (वि०) [स्त्री०-- मी] [अष्टन-+डटू मद च|] 
आठवां,--मभः आठवाँ भाग,--मी चांद्रमास के दोनों 
पक्षों का आठवां दिन। सम०--अंशः आठवाँ 
भाग,--कालिक (वि०) जो व्यक्ति सात समय (पूरे 
तीन दिन तथा चौथे दिन का प्रात: काछ) भोजन 
न करके आठवें समय पर ही भोजन ग्रहण करता 
हैं -मनृ० ६।१९ । | 
अष्टमक (वि०) [अष्टम--कन] आठवाँ,-- योशमष्टक 
 हरेत-याज्ञ ० २।२४४ । 
अष्टमिका [अष्टमी--कन्‌ हृस्व:, टाप] चार तोले का 
वजन । 
अष्टादशन्‌ (वि०) [अष्ट च दश च] अठारह। सम० 
-उपपुराणम्‌ गोण या छोट पुराण, अष्टान्यूपपुराणानि 
मुनिभि: कथितानि तु, आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिह- 
मतः परम, तृतीय नारदं प्रोक्तं कुमारेण तु भाषितम, 
चतुर्थ शिवधमण्यिं साक्षान्नन्दी शभा षितम, दुर्वाससो- 
क्तमारचर्य नारदोक्तमतः परम, कापिल मानवं चंव 
तथवोशनसे रितम, ब्रह्माण्ड वारुणं चाथ कालिकाहय- 
मेव च, माहेश्वरं तथा साम्ब सौरं सर्वार्थसञ्चयम्‌, 
पराश रोक्‍त॑ प्रवर॑तथा भागवतद्यम । इदमष्टादश 
प्रोक्‍्तं पुराणं कोम॑संज्ञितम, चतुर्घा संस्थितं पुण्य 
संहितानां प्रभंदत:-हेमा द्रि ।--प्रराणम अठारह पुराण, 
-ब्राह्मां पाद्मं बष्णवं च शवं भागवतं तथा, तथान्यन्ना- 
रदीयं च मार्कण्डयं च सप्तमम, आग्नेयमष्टकं प्रोक्‍्त॑ 
भविष्यन्तवमं॑ तथा, दशमं ब्रह्मवेवर्त लिदज्भमेकादशं 
तथा, वाराहूं द्वादशं प्रोक्‍तं स्कान्दं चात्र त्रयोदशम, 
चतुद्दंशं वामने च कौम पंचदरशं तथा, मत्स्यं च गारुड़ 
चुव ब्रह्मांडाष्टादशं तथा ।-- विवादपदम मकदमेबाजी 
के अठारह विषय (झगड़ें के कारण )--दे० मनु० 
८।४-७ । 
अष्टि: (स्त्री०) [अस्‌-+-क्तिन्‌ पृषो० पत्वम्‌| . खेल का 
पासा 2. सोलह की संख्या 3. बीज 4. गृठली । 
अष्ठीला [अष्ठिस्तत्तुल्यकठिनाइमानं राति-रा-|-क रस्य ल: 
दीघे:--तारा ० | . गोल मटोल दरीर, 2. गोरू कंकरी 
या पत्थर 3. गिरी, गुठली 4. बीज का.अनाज | 
अस्‌ 4. (अदा० पर० ) [अस्ति, आसीत्‌, अस्तु, स्यात्‌-- 
आधंधातुक लकारों में सदोष रूपरचना- अर्थात्‌ भू 


( १२५ - ) 


घातु से] . होना, रहना, विद्यमान होना (केवल 
सत्ता ) -- नासदासीन्नो सदासीत्‌ू--ऋग्‌० १०।१२९, 
-नत्वेवाहं जातु नासम-भग० २॥१२, आसीढद्राजा नलो 
नाम--नल० १११, 2. होना (अपूर्ण विधेयक को 
क्रिया या विधेयक दब्द के रूप में प्रयुक्त, बाद में 
संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण या और कोई समानाथक 
शब्द आता हैं) घामिके सति राजनि--मनु० ११।११, 
आचार्य संस्थिते सति--५।८०, 3. संबंध रखना, 
अधिकार में करना (अधिकर्ता में संबं० )-यन्ममास्ति 
हरस्व तत--पंच० ४|७६, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा 
--५।७०, 4. भागी होना--तस्य प्रेत्य फलं नास्ति 
मनु० ३॥१३९ 5. उदय होना, घटित होना-- आसीच्च 
मम मनसि--का ० १४२, 6. होना 7. नंतृत्व करना, 
हो जाना, प्रमाणित होना (संप्र० के साथ) स 
स्थाण: स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः 
>-विक्रम० ११, 8. पर्याप्त होना (संप्र० के साथ ) 
सा तेषां पावनाय स्यात्‌ू--मनु ० ११॥८६, अन्यनुपाले: 
परिदीयमानं शाकाय वा स्यात्‌ लूवणाय वा स्यात्‌ 
जगन्नाथ, 9. ठहरना, बसना, रहना, बसना, 
आवास. करना,--हा पितः क्वासि है सुश्र 
>-भट्टि ० ६।११, 0. विशेष संबंध रखना, प्रभा- 
वित होना (अधि० के साथ)- कि नु खल यथा 
वयमस्यथामेवरमियमप्यस्मान्‌ प्रति स्थातू-श० ौोै, 
अस्तु--अच्छा, होने दो, एवमस्तु, तथास्तु--ऐसा ही 
होवे, स्वस्ति, अध्यक्त पूणं भूतकालिक क्रिया का रूप 
बनाने के लिए घातु से पृव जोड़ा जाने वाला “आस” 
कई बार घातु से पृथक्‌ करके लिखा जाता हँ-- 
त॑ पातयां प्रथभममास पपात परचात--रघु ० ९।६१, 
१६।८६, अति--समाप्त होना, श्रेष्ठ होना, बढ़ 
चढ़ कर होना, अभि-- संबंध रखना, अपने भाग का 
हिस्सेदार बनना--यन्ममाभिष्यात्‌-सिद्धा ०, आविसू-- 
निकलना, उभरना, दिखाई देना--आचाययक॑ विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌ू--मा ० १।२६, प्रादुस--प्रकट 
होना, ऊपर को उभरना,-प्रादुरासीत्त मोनुद:-- 
मनृ० १।६, रघु० १११५, व्यति-- (आ० व्यतिहे, 
व्यतिसे, व्यतिस्ते) बढ़ जाना, बढ चढ़ कर होना, 
श्रेष्ठ या बढ़िया होना, मात कर देना--अन्यो व्यति- 
स्‍्ते तु ममापि धर्म:--भट्टि ० २॥३५। 


अस्‌ (दिवा० पर० ) [ अस्यति, अस्त ]. फंकना, छोड़ना, 


जोर से फेकना, (बन्दूक) दागना, निशाना लगाना, 
(निशाना में अधि०) तस्मिन्नास्थदिषीकास्त्रम्‌ 
-रंघु० १२।२३, भट॒टि १५॥९१, 2. फंकना, छे 
जाना, जाने देना, छोड़ना, छोड़ देना, जेसा कि “अस्त- 
मान “अस्तशोक और “अस्तकोप' में, दे० अस्त: 
अति--५ निशाने से परे (तीर गोली आदि) फेंकना, 


हावी होना; अत्यस्त दूर परे निशाना लगाकर, बढ़ 
चढ़ कर, (द्वि० त० स० में जुड़ कर,) अधि--५ ै. 
एक के ऊपर दूसरी वस्तु रखना 2. जोड़ना, 3. एक 
वस्तु की प्रकृति को दूसरी में घटाना,-बाह्यधर्मानात्म- 
न्यध्यस्यति--शारी ०, अप---. फंक देना, दूर 
करना, छोड़ना, त्याग देना, रद्‌दी में डालना, अस्वी- 
कार करना--किमित्यपास्थाभरणानि यौवनें--कु० 
५।४४, सार ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु--धंच० ै, 
शि० १।५५, संगरमपास्थ--वेणी० ३।४, इत्यादीनां 
काव्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ स० द०, अस्वीकृत, निरा- 
कृत 2, हांक कर दूर कर देना, तितर बितर करना, 
अभि--., . अभ्यास करना, मशक करना-अभ्यस्यतीव 
व्रतमासिधा रमू--रघु० १३॥६७, मा० ९३२ <. 
किसी कार्य को बार-बार करना, दोहराना- -मृगकुल 
रोमन्थम म्यस्यतु--श ० २।६, कु० २।५०, 3. अध्ययन 
करना, सस्वर पढ़ना, पढ़ना-- वेदमेव सदां&भ्यस्येत्‌ 
मनृ० २।१६६, ४॥१४७, उद--, . उठाना, ऊपर 
करना, सीघा करना--पुच्छमुदस्यति सिद्धा ०, 2. मुड़ 
जाना, 3. निकाल देना, बाहर कर देना, उपनि---. 
निकट रखना, धरोहर रखना 2. कहना, संकेत करना 
सुझाव देना, प्रस्तुत करना--किमिदमुपन्यस्तम्‌--श ० 
५, सदुपन्यस्यति कृत्यवत्मं यः--कि० २।३, 3. सिद्ध 
करना, 4. किसी की देख रेख में देना, सुपुदं करना 


58, सविवरण वर्णन करता, नि---. उपक्रम करना, 


रखना, नीचे फेंकना--शिखरिष्‌ पद नन्‍्यस्य मेघ० 
१३; दृष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादं--मनु० ६।४६, 2. एक ओर 
रखना, छोडना, त्यागना, परित्याग करना, तिलांजलि 
देना--स न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं--रघु० २।७, 
न्यस्तशस्त्रस्य--वेणी ० ३३१८, इसी प्रकार--प्रा णान्‌ 
न्यस्यति---3. अन्दर रखना, किसी वस्तु पर रखना 
(अधि० के साथ )--शिरस्याशा न्यस्ता-- अमरु ८२, 
चित्रन्यस्त- चित्र में उतारा हुआ-विक्रम० १४, 
स्तनन्यस्तोशी रम---श० ३।९, लगाया हुआ---अयोग्ये 
न मद्विघो न्‍्यस्यति भारमग्रयम्‌--भट्टठटि ० १।२२, मेघ० 
(५९, 4. सोंपना, हवाले करता, देखरेख में रखना 
--अहमपि तब सूनौ न्यस्तराज्य:--विक्रम० ५।१७, 
भ्रातरि न्‍्यस्थ मां--भट्टि ० ५॥८२, 5. देना, प्रदान 
करना, वितरण करना--रामे श्रीन्येस्थतामिति--रघु ० 
१२।२, 6. कहना, सामने रखना, प्रस्तुत करना---अर्था- 
न्तरं न्यस्यति--मल्लि० शि० १।१७ पर, निस-- . 
निकाल फेंकना, फेंक देना, छोड़ना, छोड़ देना, वापिस 
मोड़ देना,--निरस्तगाम्भी यं॑मपास्तपुष्पफमम्‌ -शि० १। 
५५, ९६३ 2. नष्ट करना, दूर करना, हराना, 
मारना, मिटाना--अक्लाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ 
--रघु० ५७१, रक्षांसि वेदीं परितो निरास्थत्‌ 


( १२६ ) 


“भट्टि० ६॥१२, २।३६, 3. निकालना, निष्कासन, 
निर्वासित करना-पगृहान्नि रस्ता न तेन वैंदेहसुता 
मनस्त:--रघ्‌ ० १४॥८४, 4. बाहर फेंकना, (तीर) 
छोड़ता 5. अस्वीकार करना, (सम्मति आदि का ) 
निराकरण करना 6. ग्रहण लरलूगना, छिप जाना, 
पृष्ठभूमि में गिर पड़ना--भट्टि० १।३, परा-- 
छोडना, त्थागना, त्याग देना,--छीड़ देना--परास्त- 
वसुधो सुधाधिवसति--कि० ५।२७, 2. निकाल देना 
3, अस्वीकार करना, तिराकरण करना, प्रत्याख्यान 
करना--इति यदुक्‍तं तदपि परास्तम्‌ू--सा० द० १, 
परि--- त, चारोंओर फक्नना, सब ओर फेलाना 
प्रसार करना 2. फला देना, घेरना--ताम्रौष्ठपयंस्त- 
रुच: स्मितस्य--कु ० १४४, 3. मोड़ लेना--पर्यस्त 
विलोचनेन---कु ० ३।६८, 4. (आँसू) गिराना, नीचे 
फ्कना--रघु ० १०।७६, मनु ० ११।१८३ 5. उलट देना 
पलट देना, 6. बाहर फंकना--रघ्‌ृ० १३॥।१३, ५॥४९ 
परिति---, फंलाना, बिछाना, पर्यंद---, 4. अस्वीकार 
करना, निकाल देना 2. निषेघ करना, आतक्षेप करना, 
'फेंकना, फेक देना, उछाल देना, बि--,उछालना, 
बखे रना, अलग-अलग फेंकना, फाड देना, नष्ट करना 
--भट्टिी” ८१९६, ९३१, 2. खंडों मे विभकत 
करना, पृथक्‌२र करना, क्रम से रंखना--स्वयं वेदान 
' व्यस्यन--पंच० ४॥५०, विव्यास वेदान यस्मात्स 
तस्माद व्यास इति स्मतः.--महा०, रघ० १०।८५, 
3, अलग-अलग लेना, एक-एक करके लेना-- तदस्ति 
कि व्यस्तमपि त्रिलोचने--कु०५॥७२, 4. उलट 
देता, पलट देना 5. निकाल देना, हटा देना--बिनि 
--, !. रखना, जमा करना, रख देना--विन्यस्यन्ती 
भूवि गणनया देहलीदत्तपृष्पेट--मेघ० ८८, भद्धि 
३।३, 2. जमा देना, किसी की ओर निर्देश करना 
>-रामे विन्यस्तमानसा:--रामा ०, 3. सौंपना, दे 
देना, सुपुद कर देना, किसी के जल़िम्मे कर देता,-सुत 
विन्यस्तपत्नीक:--याज्ञ ० ३३४५, 4. क्रम में रखना 
संवारना, विपरि--.... . उलट देना, परूट देना, आऔंधा 
कर देना, 2. बदलना, परिवतंन करना--उत्तर० १, 
3. भ्रमग्रस्त होना, गलत समझना,--प्रतीकारो व्याघे 
सुखमिति विपयंस्यति जन:--भतं ० ३।९२, 4. परि 
वतित होना (अक० ) सम्‌--- . मिलना, एकत्र करना 
मिलाना, जोड़ देता--मन ० ३॥८५, ७।५७, 2, समास 
म॑ जोड़ देना, समासक रना 3. सामदायिक रूप से ग्रहण 
करना--समस्ते रथवा पृथक--मन ० ७।१९८, संयकक्‍त 
रूप से या अलग अलग, संनि---, . रखना, सामने 
लाना, जमा करना, 2. एक ओर रखना, छोड़ना 
प्यागना, छोड़ देना--संन्यस्तदास्त्र:--रघ्‌ृ० २।५९, 
सन्यस्ताभरण गात्रमू--मेघ० ९३, कु० ७।६७, 3. दे 


देना, सोंपना, सुपुदं करना, हवाले करना--भग० 
३।३०, 4. (अक० के रूप में प्रयुक्त) संसार को 
त्यागना, सांसारिक बंधन तथा सब प्रकार की आस- 
क्तियों को त्याग कर विरक्‍त हो जाना---संदश्य क्षण- 
भडगरं तदखिलं घन्यस्तु संन्यस्यति --भर्ते ० ३३१३२, । 

अस (भ्वा० उभ०) [असति--तै, असित | . जाना 
2. लेना, ग्रहण करना, पकड़ना 3. चमकना (इस अथ 
को दर्शानें के लिए प्राय: निम्नांकित उदाहरण दिये 
जाते हें--निष्प्रभश्च प्रभरास भभताम--रघ॒ ० ११। 
८१, तेनास लोक: पितृमान्‌ विनंत्रा---१४।२३, राव- 
एण्य उत्पाद्य इवास यत्न:--कु० १।३५, वामन ने 
यहाँ 'दिदीपे! (चमका) अथे को माना हँ--चाहे 
यह दृरूह ही हैँ; उपयकक्‍त उदाहरणों म॑ “आस' को 
बभव का समानाथक मान लेना अधिक उपयकक्‍त 
हं--चाहे इसे शाकटायन की भांति--तिडतप्रति- 
रूपकमव्ययम- अव्यय मानें, या वल्‍ूलम की मांति इसे 
व्याकरणविरुद्ध प्रामादिक प्रयोग--दे० मल्लि० कु० 
१।३५ पर) । 

असंयत (वि०) [न० त० | . संयमरहित, अनियंत्रित 
2. बंधनहीन, जैसे--असंयतो5पि मोक्षार्थी--में । 

असंयमः [ न० त० |] संयम हीनता, नियन्त्रण का अभाव, 
विशेषत: ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर । 


असंव्यवहित (वि०) [ न० त० | व्यवधान रहित, अवकाश 
रहित (समय और काल का) । 

असंशय (वि०) [ न० ब० | संदेह से मुक्त, निशचयवान्‌ 
--यम्‌ (अव्य०) निस्सन्देहूं, असन्दिग्धरूप से, निश्चय 
ही,--असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा--श ० १।२२ । 

असंश्रव (वि०) [ न० ब० ] जो सुनने से बाहर हो, जो 
सुनाई न दे, असंभ्रवे-सुनने के क्षेत्र से बाहर--मेघ ० 
२।२०३ । 

असंसृष्ट (वि०) [न० त० ]. अभिश्चरित, अयुकत 2. 
जो सबके साथ मिल कर न रहता हो, संपत्ति का 
बंटवारा होने के पश्चात्‌ जो फिरन मिला हो 
(उत्तराधिकारी के रूप्न में) । 

असंस्कृत (वि०) [ न० त० |] . संस्कारहीन, अपरिष्कृत, 
अपरिमाजित 2. जो सँवारा न गया हो, सजाया न 
गया हो 3. जिसका कोई शोधनात्मक या परिष्का रा- 
त्मक संस्कार न हुआ हो,--ः व्याकरणविरुढ्ध, 
अपशब्द । 

असंस्तुत (वि०) [ न० त० ] . अज्ञात, अनजाना, अपरि- 
चित--असंस्तुत इव परित्यक्तो बांघवों जन:--का० 
१७३, कि० ३।२, 2. असाधारण, विचित्र 3. सामंजस्य 
रहित--धावति पश्चादसंस्तुतं चेत:--श ० १३४ । 

असंस्थानम्‌ [ न० त० ] . संसक्ति का अभाव 2. अब्य- 
वस्था, गड़बड़ 3. कमी, दरिद्रता । 


( १२७ ) 


असंस्थित (वि०) [ न० त० ] !. अव्यवस्थित, क्रमरहित 
2. असंगहीत । क्‍ 

असंस्थिति: (स्त्री०) [ न० त० ] . अव्यवस्था, गड़बड़ । 

असहत (वि०) [ न० त० ]. न जुड़ा हुआ, असंयुक्त, 
बिखरा हुआ, 2.---तः पुरुष या आत्मा (सां०द० में) । 

असझृत्‌ (अव्य०) [ न० त० ] एक बार नहीं, बार-बार, 
बहुधा--असक्ृदेकरथेन तरस्विना--रघु० ९।२३, 
मेघ० ९२, ९३, । सम०--समाधि:--बारंबार चितन, 
मनन,--गर्भवासः बारंबार जन्म । 


असक्त (वि०) [ न० त० ] 4. अनासक्त, बेलगाव, उदा- 
सीन---असक्त: सुखमन्वभूत--रघु० १२१, 2. न 
फंसा हुआ--श० २।१२, 3. सांसारिक भावनाओं 
तथा सबंधों के प्रति अनासक्त,--क्तम्‌ (अव्य०) 4. 
अनासक्तिपू्वंक, 2. अनवरत, बिना रुके । 

असकथ (वि०) [ न० ब० ] जंघारहित । 

अस्सि: [ न० त० ] शत्र, विरोधी । 

असग्रोत्र (वि०)[न०त०]जो एक ही गोत्र या कुलका न हो । 

असडकुल (वि०) [न० त०] जहाँ भीड़-भड़क्‍्का न हो, खुला 
हुआ, चौड़ा (जसे कि सड़क )--लः चौड़ी सड़क । 

असझुख्य (वि०) [ न० ब० ] गिनती से परे, गणनारहित, 
अनगिनत, मनु० १।८०, १२।१५, "ता-त्वम अनंतता । 

असड्ख्यात (वि०) [ न० त० ] गणनारहित, अनगिनत । 

असड्झुथेय (वि०) | न० त० | अनगिनत,--यः शिव की 
उपाधि । 

असड्भः (वि०) [ न० ब०] 4. अनासक्त, सांसारिक बंधनों 
से मुक्त 2. बाधारहित, निर्बाघ, अकुण्ठित 3. असंयुक्त 
अकेला, निलिप्त,--गः [ न० त०] 4. अनासक्ति 
“मनु० ६॥७५, 2. पुरुष या आत्मा (सां० द०) । 

असड्भधत्त (वि०)[न०्त०]. न जुड़ा हुआ, न मिला हुआ 2. 
अनुचित, बेमेल 3. उजड्ड, अशिष्ट, अपरिष्कृत । 

असज्भति: (स्त्री०) [न०त०] . मेल का न होना 2. असं- 
बद्धता, अनौचित्य 3. (सा० श्ञा०) एक अलंकार 
जिसमें कार्य और कारण की स्थानीय अनुकलता न 
पाई जाय--जहाँ कारण और कार्य के प्रतोयमान 
संबंध का उल्लंघन हो । क्‍ 

असजम्म ( वि० ) | न० ब० | न मिला हआ,--मः 4. 
वियोग, अलगाव 2. असंबद्धता । 

असड्धिन्‌ (वि०) [ न० त० ] 4. न मिला हुआ, असंबद्ध 
2. सांसारिक विषयों में अनासक्त । 

असंज्ञ (वि०) [ न० ब० ] संज्ञाहीन,--ज्ञा वियोग, असह- 
मति, असामंजस्य । 

असत्‌ (वि०) [न० त० ] 4. अविद्यमान, जिसका 
अस्तित्व न हो--असति त्वयि---कु० ४१२, मनु ० 
९१५४, 2. सत्ताहीन, अवास्तविक,-आत्मनो ब्रह्मणा- 
धभेदमसन्त॑ कः करिष्यति 3. ब्रा. (विप० सत्‌ ) 


सदसद्गचक्तिहेतव:--रघु० १।१०, 4. दुष्ट, पापी, 
निद्य जैसे “विचार 5. अव्यक्त 6. गलत, अनुचित, 
मिथ्या, असत्य--इति यदुक्‍्तं तदसत्‌ (प्राय: विवादा- 


तक 


स्‍्पद रचनाओं में प्रयुक्त )--(पुं०--न्‌) इन्द्र, 
(नपू ०--त्‌ ) 4. अनस्तित्व, असत्ता 2. झूठ, मिथ्यात्व 
““ती दुश्चरित्रा स्त्री--असती भवति सलज्जा--पंच ० 
१।४१८। सम०--अध्येत्‌ (पुं०) वह ब्राह्मण जो 
पाखंडयूक्त रचनाओं को पढ़ता है, जो अपनी वेदशाखा 
की उपेक्षा करके दूसरी शाखा का अध्ययन करता 
हैं शाखारंड कहलाता है- स्वशाखां यः परिवत्यज्य 
अन्यत्र कुरुते श्रमम, शाखारंड: स विज्ञेयो वर्जयेत्तं 
क्रियासु च। --आगमसः 4. ध्मविरुद्ध शास्त्र या 
सिद्धांत 2. अनुचित साधनों से (धन की) प्राप्ति 3. 
बुरा साधन--आचार (वि०) दुराचारी, बरा आच- 
रण करने वाला, दुष्ट (““रः) अशिष्ट-आचरण, 
“करमन्‌ू,-- किया . बुरा काम 2. बुरा व्यवहार, 
कल्पना . गलत कार्य, 2. मिथ्या प्रपंच,-प्र (ग्रा ) हः 
. बुरा दाँव 2. बुरी राय, पक्षपात 3. बच्चों जैसी 
इच्छा,---चेष्टितम्‌ क्षति, आधघात्त--प्राणिष्वसच्चे- 
ष्टितमू--श० ५।६,--दृश्‌ (वि०) बुरी दृष्टि वाला 
“ पथः . ब्रा मार्ग 2. अनिष्ट-आचरण या सिद्धांत; 
“नाशो हन्त सतामसत्पथजुषामायु: समानां शतम-भा० 
४।३६,--परिग्रहः बुरे मार्ग को प्रहण करना,---प्रति- 
प्रहः 4. बुरी वस्तुओं का उपहार 2. (तिल आदि) 
अनुपयुक्त उपहार ग्रहण करना या अनुचित व्यक्तियों से 
लेना,--भावः . अनस्तित्व, अभाव 2. बरी राय या 
दुगति 3. अहितकर स्वभाव,--वृत्ति,--व्यवहार 
(वि०) अनिष्टकर आचरण करने वाला, दुष्ट 
-उत्तिः (स्त्री०) ) . नीच या अपमानजनक पेशा 
2. दुष्टता,--जशास्त्रम 4. गलत सिद्धांत, 2. धमंविरुद्ध 
सिद्धांत,-संसर्गः बुरी संगति--हेतुः ब्रा या आभासी 
कारण, दे० 'हेत्वाभास' । 


असतायी--दुष्टता । 


असत्ता [ न० त० ] . अनस्तित्व, 2. जो सचाई न हो 3, 
दुष्टता, ब्राई । 

असत्त्व (वि०) [ न० ब० ] . शक्तिहीन, सत्तारहित 2. 
जिसके पास कोई पशु न हो,--त्त्वम्‌ [ न० त० |] 4. 
अनस्तित्व, 2. अवास्तविकता, असत्यता । 


असत्य (वि०) [ न० त० ] 4. झूठ, मिथ्या 2. काल्पनिक, 
अवास्तविक--त्यः झूठा,-त्यम्‌ मिथ्यात्व, झूठ बोलना, 

झूठ | सम०--बादिन्‌ (वि० )झठ बोलने वाला,-- संघ 
(वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहने वाला,झठा, 

.. कमीना, धीखेबाज़; 'धे जने सखी पदं कारिता-श० । 
असदृश (वि०) [ स्त्री०--ज्ञी ] | न० त० |] 4. असमान, 
बेमेल 2. अयोग्य, अनुपयुक्त, असंबद्ध, संयोगकारिन 


( (१२८ ) 


--का० १२, अयोग्य--मात:ः किमप्यसदशं थविक्ृतं 
वचस्ते--वेणी ० ५।३ । 
असयस (अव्य०) [ न० त० | तुरन्त नहीं, देरी करके | 
असन्‌ (नपं ०) (केवल 'असृज” शब्द की रूपरचना में द्वि० 
वि० ब० के पर्चात्‌ प्रयुक्त) रुधिर । 
असनम [ अस्‌ - ल्यूद | फेकना, (बन्दूक) दागना, (तीर) 
चलाना, ज॑सा कि दइृष्वसन >"-धनष में,--नः पीतसाल 
नाम का वक्ष-निरसन रसनरवृथाथता--शि० ६/४७ । 
असन्दिग्ध (वि०) [न० त०] . जिसम॑ सन्देह न हो, स्पष्ट 
साफ 2. निश्चित, शेंकारहित,-रघंम्‌ (अव्य०) 
निरचय ही, निस्संदेह । 
असन्धि (वि०) [ न० ब० ]. जिनका जोड़ न हुआ ही 
(जैसे कि शब्द), 2. बंघनरहित, अबद्ध, स्वतन्त्र, 
>5धिः संधि का अभाव । 
असन्नद्ध (वि०) [ न० त० ]. जो शत्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
न हो 2. धते, घमंडी, पंडितंम॒न्य । 
असप्निकर्ष: [० त०]) ॥. पदार्थों का दृष्टिगोचर न होना, 
मन को वस्तुओं का बोध न होना 2. दूरी । 
असझ्निवत्ति: (स्त्री०)) [न० त०] वापिस न मड़ना 
--असंनिव त्त्य तदतीतमेव--श० ६।९, बीत गया 
सदा के लिए---रघ्‌० ८।४९ । 
असपिण्ड (वि०) [ न० त० ] जो पिडदान से संबद्ध न हो 
जो रुधिर-संबंध से संयुक्त न हो, जो अपन वंश या 
कुल का न हो । 
असम्य (वि०) [न० त० ] सभा मे बठन के अयोग्य 
गंवार, नीच, अहलील, अशिष्ट (शब्द) । 
असम (वि०) [न० त०]. जो बराबर न हो, विषम 
 (जंसा कि संख्या) 2. असमान (स्थान, संख्या और 
मर्यादा की दृष्टि से)--असमे: समीयमान:-पंच ० 
१।७४, 3. असदश, बेजीड, अनूठा । सम०८"-इ३ृष 
>बाण:, ---सायक: विषम संख्या के तीरों को धारण 
करने वाला, कामदेव जिसके पांच बाण हैँ,--नयन, 
जनेत्र,-_लोचन (वि०) विषम संख्या की आँखों 
वाला, शिव जिसके तीन आँखें हैं । 


असमचज्जस (वि०) [ न० त० ]. अस्पष्ट, जो बोधगम्य 
न हो-- स्खलदस मज्जसम्‌ ग्वजल्पितं ते-- उत्त र ० ४।४ 
मा० १०२, 2. अय॒क्त, अनचित,--यद्यपि न कापि 
हानिद्रक्षामन्यस्थ रासभे चरति, असमंजसमिति 

मत्वा तथापि तरलायते चेत:---उद्भट० 3. बेतुका 

निरथक, मखतापर्ण । 

असमवाधिन्‌ (वि०) [ न० त० ] जो घनिष्ट या अन्तहित 
न हो, आनुषंगिक, विच्छेद्य। सम०--कारणम 
(तकंशास्त्र में) आनुषंगिक कारण, अन्तहिंत या 
घनिष्ट संबन्ध न होना, गृुणकम मात्रवत्तिज्ञेयमथाप्यसभ- 
वायिहवेतुत्वं---भाषा ० यथा तंतुयोग: पटस्य । 


असमस्त (वि०) [ न० त० ] . अपूर्ण, आंशिक, अध्रा 
2. (व्या० में०) समास से युक्त न हो, जिसम॑ समास 
न हुआ हो 3. पृथक, वियक्त, असंबद्ध (विप० व्यस्त ) 
--स्तम्‌ बिना समास की रचना (समास के विग्रह 
को प्रकट करने वाला वाक्य ) । 

असमाप्त (वि०) [ न० त० ] . जो अभी पूरा न हुआ 
हो, अधूरा रहा हुआ,--रघु० ८७६, कु० ४।१९, 2 
जो प्री तरह ग्रहण न किया गया हो, अपूर्ण । 

असमोक्ष्य (अव्य०) बिना भली भांति विचार किये । 
सम०--कारिन्‌ (वि०) बिना विचारे काम करने 
वाला, अविवेकी, असावघान । 

असम्पत्ति (वि०) [न० ब०] दरिद्र, दुःखी-त्ति: (स्त्री०) 
[ न० त० ] . दुर्भाग्य 2. कार्य का पूरा न होना, 
असफलता । 

असम्पूर्ण (वि०) [न० त०] . जो पूरा न हो, अधूरा 2 
जो सारा न हो 3. अपूरण, आंशिक--जैसा कि चाँद 
-- चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌--मुद्रा ० १६ । 

असम्बद्ध (वि०) [न० त० ]. जो जड़ा हुआन हो 
असंगत 2. निरथंक, बेतुका, अर्थहीन, आ (प्र) लापिन 
निरथंक बात करने वाला-असम्बद्ध: खल्त्रसि---मुच्छ ० 
९, बहुदा व्यक्ति 3. अनुचित १२।६, 
”द्वम बंतुका वाक्य, निरथंक या अर्थधीन भाषण 
जैसे कोई कहे--यावज्जीवमहं मौनी--आदि--दे० 
अबद्ध भी । 


असम्बन्ध (वि०) [ न० ब० |] जिसका कोई सम्बन्ध न 
हो, किसी से संबन्ध न रखने वाला--थधः [| न० त० ) 
संबन्ध का न होना, संबन्ध का अभाव---यद्वा साध्यव- 
दन्यस्मिन्नसंबन्ध उदाहृत:--भाषा ० ६८ । 

असम्बाध (वि०) [न० ब०] . जो संकीर्ण न हो, विस्तृत 
2. जहाँ लोगों की भीड़-भाड़ न हो, अकेला, एकान्त 
3. खुला हुआ, सुगम । 

असम्भव (वि०) [न० त० ] जी संभव न ही, असंभाव्य 
--व: . अनस्तित्व, 2. असंभावग्यता 3. असंभावना । 

असम्भव्य, असम्भावित््‌ (वि०) [ न० त० ] 7. अशक्य 
2. अबोध्य । 

असम्भावना [न० त०] समझन की कठिनाई या अशक्यता, 
असंभाव्यता । 

असम्भत (वि०) [ न० त० ] जो कृत्रिम उपायों से प्रका- 
शित न किया गया हो, अक्ृत्रिम, प्राकृतिक,-असम्भृतं 
मण्डनमज्भयष्ट:-कु० १३१, 2. जो भलीभांति पाला 
पोसा न गया हो । 

असम्मत (वि०) [ न० त० ]. अननुमोदित, अननुज्ञात 
अस्वीकृत 2. नापसंद, अरुचिकर 3, असहमत, भिन्‍न 
मत रखने वाला,--तः शत्र--ञ्यतु दोष रसम्मतान्‌ 
काव्य ० ७। सम०--आदायिन (वि०) स्वामी को 


स्वीकृति के बिना उसकी चीज उठा ले जाने वाला, 
चोर । 

असम्मतिः (स्त्री०) [ न० त० ] 4. विमति, असहमति 2. 
अस्वीकृति, नापसंदगी । 

असम्मोहः [ न० त० ] 4. मोह का अभाव 2. अचलता, 
स्थेयं, शान्‍्तचित्तता 3. वास्तविक ज्ञान, सच्ची 
अन्तदृष्टि । 

असम्यच (वि० ) [ स्त्री०--मीची ] [ न० त० ]. बरा, 
अनुचित, अशुद्ध 2. अपूर्ण, अधूरा । 

असलम्‌ | अस्‌-+-कलूच्‌ ] 4. लोहा 2. अस्त्र छोड़ते समय 
पढ़ा जाने वाला मंत्र 3. हथियार । 

असवर्ण (वि०) [ न० त० ] भिन्‍न जातिया वर्ण का 
-- अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात्‌ृ-- 
श० १। 

असह (वि०) [ न० ब० | 4. जो सहा न जाय, असह्य, 
अधीर 2. असहिष्ण, (प्रायः संब० के साथ कमं० के 
रूप में )-सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य-मुद्रा ० ४॥१३ । 

असहन (वि०) [न० ब० | असहिष्ण, असहनशील, 
ईर्ष्यालु,--नः शत्रु,- नम [न० त० ] असहिष्णता, 
अधीरता, परगुणासहनम्‌--असूया । 

असहनीय, असहितव्य | (वि०) [ न० त० ]जो सहा न 

असह्य, जाय, दुःसह, अक्षन्तव्य--असह्य- 
पीड भगवन्न्‌ णमन्त्यमवेहि मे---रघु ० १॥७१, १८।२५, 
कु ० ४|१ | 

असहाय (वि०) [ न० ब० ] . मित्रहीन, अकेला, एकाकी 
2. बिना संगी साथियों के--मनु० ७॥३०, ५५, 
“ता,- त्वम अकेलापन, एकाकीपन । 

असाक्षात्‌ (अव्य ०) [ न० त० ]. जो आँखों के सामने 
न हो, अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से । 

असाक्षिक (वि० ) [ स्त्री०--की ][ न० ब० | 4. जिसका 
कोई गवाह न हो, बिना साक्ष्य के, जिसका कोई 
साक्षी न हो--असाक्षिकेषु त्वथेंष मिथों विवदमानयो: 
-मन्‌ <।१०९ । 

असाक्षिन्‌ (वि०) [ न० त० ] 4. जो चश्मदीद गवाह न 
हो 2. जिसका साक्ष्य कानूनी दृष्टि से ग्राह्य न हो 
3. जो किसी कानूनी दस्तावेज को प्रमाणित करने का 
अधिकारी न हो । 

असाधनोय |; (वि०) [ न० त० | . जो सम्पन्न न किया 

असाध्य जा सके, या प्रा न किया जा सके 2. जो 
प्रमाणित होने के योग्य न हो 38. जिसकी चिकित्सा 
न हो सके (रोग या रोगी)--असाध्यः कुरुते कोप॑ 
प्राप्त काले गदो यथा--शि० २॥८४ । 

असाधारण (वि०) [न० त० ] . जो सामान्य न हों, 
असामान्य, विशेष, विशिष्ट, 2. (तक शास्त्र में) जो 
सपक्ष या विपक्ष किसी में भी हेतु के रूप में विद्यम/न 


१७ 


न हो--यस्तृभयस्माद व्यावृत्त:स त्वसाधारणो मतः 
3. निजी, जिसका कोई और दावेदार न हो--णः तर्क- 
शास्त्र में हेत्वाभास, अनैकांतिक के तीन भेदों में से 
एक । 
असाधु (वि०) [ न० त० ]. जो अच्छा न हो, ब्रा, 
स्वादरहित, अप्रिय,-- अतोहंसि क्ष॑न्तुमसाधु साथ वा 
-“-कि० १४, 2. दुष्ट 3. दुश्चरित्र (अधि० के साथ) 
असाधुमातरि--सिद्धा० 4. भ्रष्ट, अपश्रंश (शब्द) । 


ससामयिक (वि०) [ स्त्री०--की ] [ न० त० ] बिना 


अवसर का, जो ऋतु के अनुकूल न हो--#० 
२|२४० । 

असामान्य (वि०) [ न० त० ] 4. जो साधारण न हो, 
विशेष--रघु ० १५।३९, 2. असाधारण--न्यम विशेष 
या विशिष्ट संपत्ति । 

असाम्प्रत (वि०) [ न० त० ] 4. अनुपयुक्त, अशोभन, 
अनुचित,---तम्‌ (अव्य०) अनुचित रूप से, अयोग्यता- 
पूर्वक [ क्रियाविशेषण के रूप में बहुधा प्रयुक्त ] 
>>असांप्रत,-विषवृक्षो5पि संवध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम 
-“कु० २।५५, सम्प्रत्यसाम्प्रतं वक्‍तुमुक्तं मुसलपाणिना 
--शि० २।७१, रघृ० ८॥६० । 

असार (वि०) [ न० त्र० ]. नीरस, स्वादहीन 2. (क) 
रसहीन, निरर्थक (ख) निकम्मा, अशकक्‍त, सारहीन 
“असार संसार परिमुषितरत्नं त्रिभुनवम---मा० ५। 
२०, उत्तर० १, असारे खल्‌ संसारे सारमेतच्चतुष्ट- 
यम्‌--धर्म ० १२।१३, 3. व्यर्थ, अलाभकर 4. निर्बल, 
कमजोर, बलहीन,--बहनामप्यसाराणां संहति: कार्य- 
साधिका (समवायो हि दुर्जयः) पंच० १।३३१, शि० 
२।५०,-- ₹:;---रमू | न० त० ] 4. अनावश्यक, या 
महत्त्वहीन भाग 2. एरंड वक्ष 3. अगर की लकड़ी । 

असारता | असार--तल--टाप | 4. नीरसता, 2. निक- 
म्मापन, 3. सारहीन प्रकृति, क्षणभंगुर अवस्था 
“ूएथिगिमां देहभूतामसारताम्‌ू--रघु ० ८।५१ | 


असाहसम्‌ | न० त० | बलप्रयोग का अभाव, सुशीलता । 

असिः | असू--इन्‌ ] 4. तलवार 2. पशुओं की हत्या 
करने वाला चाकू--सि (अव्य०) तू, तु० अस्मि । 
सम०--गंडः गालों के नीचे रखा जाने वाला छोटा 
तकिया,---जीविनू तलवार ही जिसकी जीविका का 
साधन है, वेतन पाने वाला सैनिक योद्धा,--दंष्ट:, 
-दष्ट्रक: मगरमच्छ, घड़ियाल,-- दंत: घड़ियाल, 
ःूःधारा तलवार की धार---सुरगज इव दन्तैभ्भग्नदे- 
त्यासिधारे:--रघु० १०८६, ४१,--धाराव्नतम्‌ ।. 
( किन्‍्हीं के मतानुसार ) तलवार की धार पर खड़े होने 
की प्रतिज्ञा--( दूसरों के मतानुसार) यूवती पत्नी के 
साथ रह कर भी उसके साथ मंथन की इच्छा को 
दृढ़ता पूवंक रोकना; --यत्रेकशयनस्थापि प्रमदा नोप- 


( ९१३० ) 


भज्यत्ते, असिधारान्रतं॑ ताम वदन्ति मनिपंगवा: । 
अथवा---यवा यवत्या साथ यन्मग्धभत॒ वदाचरेत्‌ 
अन्तनिवत्तसंग: स्यथादर्सिघारातब्रतं हि. तत+-यादव 
2. (अत: आलं०) कोई भी अत्यन्त कठिन काये 
--सतां केनोद्दिष्टं बिघममसिधारात्रतमिदम--भर्त ० 
२।२८, ६४,--धाव:,--धावक: दास्त्रकार, सिकलीगर 
या शस्त्र-परिष्का रक,-धनः,-धेनका चाक-विक्रमांक० 
४।६९,-पतन्र (वि०) जिसके पत्त तलवार की आकृति 
के हं--रघु० १४।४८, (--न्र:) . गन्ना, ईख 2० 

“एक प्रकार का वक्ष जो कि निचले संसार में उगता 
हे, ( ) 4. तलवार का फल 2. म्यान “बन एक 
प्रकार का नरक जहाँ वक्षों के पत्त एसे तीक्ष्ण होते 
हैं जैसे कि तलवार,--पत्रकः गन्ना, ईख,--पुच्छः, 
--5च्छक: संस, शिशमार, सकुची मछली--पत्रिका, 
“पुत्री छुरी,-मेद: विट्खदिर,-हत्यम्‌ तलवार या 
छरियों से लड़ना,--हेकि खड़धारी पुरुष, तलवार 
रखने वाला । 

असिकम्‌ [ असि--कन्‌ ] ठोडी और निचले ओठ के बीच 
का भाग । 

असिक्नी [ सिता केशादों शभ्रा जरती तदड्ज्ना अवद्धा 
“-असित--तकारस्य क्नादेश: डीप च | . अन्तः पुर 
की यूवती परिचारिका 2. पंजाब देश की एक नदी । 

असिक्तनिका [ संज्ञायां कन्‌ हस्व: ] यवती सेविका । 


असित (वि०) [ न० त० ] जो सफद न हो, काला, नीला, 
गहरे रंग का,-असिता मोहरजनी--शा ० ३।४, याज्ञ ० 
३।१६६, लोचना, नयना आदि,----तः . गहरा नीला 
रंग 2. चान्द्रमास का कृष्ण पक्ष 3. शनिमग्रह, 4. काला 
साँप,--ता . नील का पौधा, 2. अन्तः पुर की दासी 
(जिसके बालू अधिक आय के कारण स्फंद न हुए 
हों) दे० 'असिकनी' 3. यमना नदी। सम० --अंक्जम 
--उत्पलगम नील कमरल,--अंचिस (पं०) अग्नि 
-“अधह्मन्‌ (पं),-- उपलः गहरा नीला पत्थर,--केज्ञा 
काले वालों वाली स्त्री,--क्षेज्ञांत (वि०) काली जल्फों 
वाला,--गिरि, --नगः तील गिरि,-ग्रीव (वि०) 
काली गर्दन वाला (-वः ) अग्नि,-नथन (वि०) काली 
आँखों वाला--मेघ० ११२,--पक्षः कृष्ण पक्ष,---फलम 
मीठा नारियरू--मगः काला हरिण । 
असिद्ध (वि०) [ न० त०] 4. जो प्रा या संपन्न न हो 2. 
अपूर्ण, अधूरा 3. अप्रमाणित 4. अनपका, कच्चा 5 
जो अनमेय न हो,-द&ः हेप्वाभास के पाँच मुख्य भागों 
में से एक, यह तीन प्रकार का हैं (!) आश्रयासिद्ध 
>-जहाँ गण के आश्रय की सत्ता सिद्ध न हो (2) 
स्वरूपासिद्ध-जहाँ निदिष्ट स्वरूप पक्ष में न पाया 
जाय ,तथा (3) व्याप्पतासिद्ध--जहाँ सहव्क्षिता की 
उक्त स्थिरता वास्तविक न हो । 


असिद्धिः (स्त्री) [ न० त० ] . अपूर्ण निष्पन्तता, विफ- 
लता 2. परिपकक्‍वता की कमी 3. निष्पत्ति का अभाव 
(योग० में) 4. (जैक॑० में) वह उपसंहार जो प्रतिज्ञा 
से सम्मोदित न हो । 

असिरः: [ अस-किरच्‌ ] 7. शहतीर, किरण 2. तीर, 
सिटकिनी । 

असुः | अस-+-उन्‌ ]॥. श्वास, प्राण, आध्यात्मिक जीवन 
2. मृतात्माओं का जीवन 3. . (ब० ब०) शरीर में 
रहने वाले पाँच प्राण--असुभिः स्थास्न यशश्चिची 
पषत:--कि० २।१९, (नपुं०--सु) शोक, दुःख । 
सम ०--धारणम्‌ ---णा जीवन धारण, जीवन, अस्तित्व, 
>-भेंग: . जीवन का नाश, जीवहानि--मलिन मसु- 
भड्यगेप्यसुकरमु--भतृ ० २।२८, 2. जीवन का भय 
या आशका,--भुत्‌ (पुं०) जीवित जतन्तु, प्राणी, 
“सम (वि०) प्राणों के समान प्यारा (+न्‍-्मः) 
पति, प्रेमी । 

असुमत (वि०) [असु-+-मतुप्‌| 4. जीवित, प्राणी-(पुं०) 
. जीवित प्राणी ४॥२९, 2. जीवन । 

असुख (वि०) [न० ब०| . अप्रसन्न, दुःखी 2. जिसका 
प्राप्त करना आसान न हो, कठिन-- खम्‌ [न० त० | 
दुःख, पीडा। सम०--आवहू (वि०) दुःख से 
पीड़ित,--आविष्ट (वि०) अत्यन्त पीड़ाकर,-- उदय 
(वि०) अप्रसन्नता पेदा करने वाला मनु० १११०, 
-- जीविका विषण्ण जीवन । 

असुखिन्‌ (वि०) [न० त०] अप्रसन्न, दुःखी । 

असुत (वि०) [न० ब०] निस्सन्तान, पत्रहीन । 

असुरः [असु-- २, न सुरः इति न० त० वा]  दंत्य, राक्षस 
--रामायण में नामों का कारण बतलाया गया है 
-सुराष्रतिग्रहाहेवा: सुरा इत्यभिविश्वुता, अप्रति- 
ग्रहणात्तस्या देतेयाइचासुरास्तथा । 2. देवताओं का 
शत्र, दत्य, दानव 3. भूत, प्रेत 4. सूर्य 5. हाथी 6 
राहु, 7. बादक--रा . रात्रि 2. राशिविषयक संकेत 
3. वेश्या--रोी दानवी, असुर की पत्नी । सम» 
-अधिपः, -राज्‌ू--राजः . असुरों का स्वामी 2. बलि 
की उपाधि, प्रह्लाद का पोत्र,-आचा्ेंः,--गुरु: . असुरों 
के गुरु शुक्राचाये 2. शकग्रह,--आह्म्‌ तांबे और टीन 
की मिश्रितघातु,---क्षयण,--क्षिति (वि०) राक्षसों 
का नाश करने वाला,--द्विष्‌ (पुं०) राक्षसों का शत्रु 
अर्थात्‌ देवता,-- माया राक्षसी जादू,-- रिपुः,-- सूदन 
राक्षसों का हन्ता, विष्ण--हन (पुं०) . राक्षसों का 
नाश करने वाला, अग्नि इन्द्र आदि 2. विष्ण्‌ ! 

अरसुरससा [न० ब० न सृष्ठ रसो यस्याः| एक प्रकार का 
पौधा, तुलसी का एक भंद । 

असुये (वि०) [असुराय हिता: गवा० यत्‌] राक्षसी, 
आसुरी । 


( १३१ 


असुलभ (वि०) [न० त०] जो आसानी से उपलब्ध न 
हो सके, प्राप्त करन में कठिन -विक्रम० २। ९ । 
असुसू: [असून्‌ प्राणान्‌ सुवति--सू--क्विप | तीर;--स 
सासि: सासुसू: सासो येयायेयाययायय:--कि० १५। 
प्‌ । 

असुहृद (प०) [न० त०| शत्रु-शि० २। ११७ | 

असुक्षणम |सूक्ष आदरे+ल्युट, न० त०| अपमान, 
अनादर । 

असृत, अप्ृतिक (वि०) [न० त०, न० ब० कप्‌] जिसने 
कुछ पंदा नहीं किया हैं, बांझ । 

असृतिः (स्त्री०) [न० त०]!. पैदा न करना, बांझपना 
2. अड़चन, स्थानान्तरण । 

असूयति (ना० धा० पर०) . डाह करना, ईर्ष्याल होना 
--कथं चित्रगतो भर्ता मया $सूयितः:--मालवि० २. 
मान घटाना, अप्रसन्त होना, घृणा करना, अससन्‍्तुप्ट 
होना, कद्ध होना (संप्र ० के साथ )--असुयन्ति सचिवो- 
पदेशाय--का० १०८, असूयन्ति मह्य॑ प्रकृतय 
विक्रम० ४. भग० ३। ३१। 

असयक (वि०) [असूय+गण्वल | . ईर्ष्याल, मान घटाने 
वाला, निदक 2. असन्तुष्ट, अप्रसनन्‍्त अपमान 
कर्ता, ईर्ष्याल व्यक्ति,-मन्‌ ० २। ११४, शा० ३६, 
याज्ञ ० ९।२८ । 

असूयनम [असूय-+-ल्यूद ] !. अपमान, निन्‍्दा 2. ईर्ष्या, 
डाह । 

अस॒धा [असूय्‌--अछझू-+-टाप्‌ ] . ईर्ष्या, असहिष्णुता, डाह 
--क्रधदुहेर्ष्या सूयार्थानां य॑ प्रति कोप:--पा० १।॥४। 
२३६, सासूयम ईर्ष्या के साथ, 2. निनन्‍दा, अपमान 
->असूया परगुणंष्‌ दोषाविष्करणम्‌--सिद्धा ०, रघु० 
४। २३, 3. क्रोध, रोष--वधूर सूयाकुटिलं ददश 
+ रघु० ६।८२। 

असुयुः [असूय-+-3उ] . ईरष्यॉल, डाह करने वाला 2 
अप्रसन्न । - 

असुर्थ (वि०) [न० ब०] सूयरहित । 

असुयम्पद्य (वि०) [सूर्यममपि न पद्यति--दृश्‌ +-खश मम 

]सू्ये को भी न देखने वाला--( अन्त: पुर की 

रानियों के विषय में कहा जाता हूं कि उन्हें सूर्य 
देखना भी दुलभ था)--असूयम्पदया राजदाराः-- 
सिद्धा० 2.--श्या सती पतिक्रता स्त्री । 

असज्‌ (नपु०) [न सृज्यते इतररागवत्‌ संसृज्यते सहज 
त्वात्‌ू--न-+-सु ज्‌ -)- क्विन्‌ू-ता रा० ] !. रुधिर 2. मंगल 
ग्रह 3. केसर | सम०--करः लरूसिका,--धरा त्वचा, 
चमड़ी--धारा . रुधिर की धार 2. चमड़ी,--प 
>-पा: लोह पीने वाला राक्षस--पातः रुधिर का 
गिरना,---वहा रक्‍त वाहिका, नाड़ी,--विमोक्षणम्‌ 
रुधिर का बहना,--श्रा (स्रा )बः रुधिर का बहना 


) 


असेचन,--नक (वि०) [न० त०|] जिसे देखते २ जी न 
भरे, मनोहर, सुन्दर । 

असोष्ठव | वि० ) [न० व०|!. सौन्दय॑विहीन, लावण्य- 
रहित, जो सजीला न हो--शरीरमसोष्ठवम्‌--मा ० 
१। १७, 2. कुरूप, विकलांग--वसम्‌ 4. निकम्मापन, 
गुणों की हीनता 2. विकलांगता, कुरूपता । 

अस्खलित (वि०) [ न० त० ] . अटल, दढ़, स्थायी 2. 
अक्षत 3. अविचलित, सावधान--रघु ० ५।२० । 

अस्त (भू० क० कृ० ) [ अस+क्त ] 4. फेंका हुआ, क्षिप्त 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ--असमय यत्त्वयास्तो5भिमान 
-“वेणी ० ६, 2. समाप्त 3. भजा हुआ । सम ०-करुण 
( बि० ) दया रहित--धौी ( वि० ) म्‌ख,--व्यस्त (वि० ) 
इधर उधर विखरा हुआ अव्यवस्थित, क्रमरहित,- - संख्य 
(वि०) अनगिनत । 


अस्तः [अस्यन्ते सूयेकिरणा यत्र-अस +-आधारे क्त | अस्ता- 
चल या पश्चिमाचल (जिसके पीछ॑ सूर्य डबता हुआ 
माना जाता है )--अधिरोदुमस्तगिरमभ्यपतत्‌--शि ० 
९१; विडम्बयत्यस्तनिमग्नस्यंम-रघु ० १६।११; श० 
४।१; 2. सूर्य का डबना 3. ड्बना, (आलं०) गिरना 
पतन-- दे० नीचे, अस्तं-- गम,--या,- -ह, प्राच (क) 
डबना, पश्चिमी क्षितिज में गिरता, गतो$सस्‍्तमक:-सूरय 
ड्ब गया (ख) रुकना, नष्ट होना, दूर हटना, अंतर्धान 
होना, समाप्त होना--विषयिण: कस्यापदो5स्तं गताः 
+पंच० १।१४६; घृतिरस्तमिता--रघु ० ८।६६; 
(ग) मरना--अथ चास्तमिता त्वमात्मना-- रघु० 
८।५१, १२।११, | सम०--अचलः,--अद्वि:,--गिरिः, 
--पर्वेतः, अस्ताचल पहाड़ या पश्चिमी पहाड़,-- अब- 
लम्बनम्‌ क्षितिज के पश्चिमी भाग पर आकाशस्थित 
सूर्य चन्द्रादिक का डूबते समय आराम करना--उदयों 
(६6० व०) डबना और निकलना, उदय और पतन, . 
--अस्तोदयावदिशदप्रविभिन्‍नकालम्‌---मुद्रा ० ३।१७, 
->गे (वि०) ड्बन वाला, तारे की भांति अदृश्य हो 
जाने वाला,--गमननस !. डबना, छिपना 2. मत्य 
जीवन के सूय-प्रदीप का बुझना, मा० ९ । 


अस्तमनम्‌ | अन्‌-- अप्‌ (बा०) अस्तम्‌--अदशेनस्य अनम्‌ 


>ञगति: ] (सूय का) डबना । 


अस्तमयः [ अस्तमीयते गम्यते5स्मिन्‌ इति अस्तम्‌-+-इ-+- 


अच |] . (सूर्य का ) इबना--करोत्यकालास्तमयं विव- 
स्वत: --कि० ५।३५, (विप० उदय: ) 2. नाश, अन्त, 
पतन, हानि 3. पात, अभिभव--उदयमस्तमयं च रघ- 
दृह्मतू-रघु ० ९।९ 4. तिरोधान, अन्धकार ग्रस्त होना, 
प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि--रघु० ६।३३, 5. (किसी 
ग्रह का) सूर्य से संयोग । 


अस्ति (अव्य०) [ अस-+-श्तिप्‌ ] 4. होना, सत्‌, विद्यमान, 


जेसा कि--अस्तिक्षीरा में, 'काय, 2. प्रायः किसी घटना 


क 


( १३१२ ) 


या कहानी के आरभ मे या तो केवल “अनुप्रक अथ 
में प्रयक्त होता हैं, अथवा अत: यह हे कि अर्थ 
को प्रकट करता हं-अस्ति सिह: प्रतिवसरतिं स्म--पंच ० 
४। सम०--कायः वर्ग या अवस्था (जन मतानसार ) 
--नास्ति (अव्य०) सन्दिग्ध, आंशिक रूप से सत्य । 

अस्तित्वम | अस्ति-|-त्व ] सत्ता, विद्यमानता । 

अस्तेयम [ न० त० ] चोरी न करना । 

अस्त्यानम [ न० त० ] झिड़की, कलंक । 

अस्त्रम्‌ [ अस्‌-+ष्टून्‌ | 4. फेंक कर चलाया जाने वाला 
हथिया र,--प्रयुक्तमष्यस्त्रमितों वृुथा स्थात्‌ू--रघु० 
२।३४, प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात्‌ृ--२।४१, ३।५८, 
अशिक्षतास्त्रं पितुरेव--रघु ० ३।३१, आयुधविज्ञान 2. 
तीर, तलवार 3. धनुष । सम०--अ (आ) गारम 
शस्त्रशाला, तोपखाना,, आयुधागार--आधात: ब्रण, 
घाव,--कंटकः तीर,---कारः,-कारक:,-- कारिन हथि- 
यार बनाने वाला,-चिकित्सक: ची रफाड या शल्य क्रिया 
करने वाला, जर्राह,-चिकित्सा ची रफाड़ या शल्य क्रिया, 
जर्राही,-जीव:-जोविन (पुं०)-धारिन (पं०) सैनिक, 
योद्धा-निवारणम्‌ हथियार के वार को रोकना,-मंत्र: 
अस्त्रचालन या प्रत्याहरण के समय पढ़ा जाने वाला 
मंत्र,--सार्जे,-- मार्जक:ः सिकलीगर,--य दम हथियारों 
से लड़ना,-लाघवम अस्त्रधारण या चालन में कुशलता 
-विद (वि०) आयुध धिज्ञान में दक्ष -विद्या,-ज्ञास्त्रम 
-बैदः अस्त्रचालन विज्ञान या कला, आयधविज्ञान 
--वष्टि: (स्त्री०) अस्त्रों की वौछार,--शिक्षा सैनिक 
अभ्यास, अस्त्र चालन व प्रत्याहरण की शिक्षा । - 

अस्त्रिन्‌ (वि०) [ अस्त्र-- इन्‌ ] अस्त्र से युद्ध करने वाला, 


धनुर्धारी । 

अस्त्री [| न० त० ]. जो स्त्री न हो 2. (व्या» में) पुंल्लिज्धग 

. और नपुंसक लिंग | 

अस्थान (वि०) [ न० ब० ] बहुत गहरा,-नम [ न० त० ] 
, ब्रा स्थान, 2. अनुचित स्थान, पदार्थ या अवसर । 

अस्थाने (अव्य०) बिना ऋतु के, उपयुकक्‍त स्थान से 
बाहर, बिना अवसर के, गलत जगह पर, अयोग्य वस्तु 
पर--अस्थाने महानर्थोत्सिगं: क्रियते--म॒द्रा० ३ । 

अस्थावर ( वि० ) [न० त० |!. चर, जंगम, अस्थिर 2. 
(विधि मं) निजी चल वस्तु जैसे कि संपत्ति, पश, 
घन आदि (>--जंगम ) । 

अस्थि (नपुं०) [ अस्यते--अस्‌--क्थिन | 7. हड्डी 
(कई समस्त पदों के अं तमें बदक कर “अस्थ' रह 
जाता हँ--दे ० अनस्थ, पुरुषास्थ ) 2. फल की गिरी 
या गुठली---न कार्पासास्थि न तुषानू--मनु ० ४॥७८ । 
सम ० -कृत,- तेजस ( १० ),--संभ्रवः,--सारः 
>नेहः चर्बी, वसा,-- जः . चर्बी, 2. वद्ध,--तुण्ड 
एक पक्षी,--धन्वन्‌ (पुं०) शिव,--पंजरः हड्डियों 


का ढांचा, कंकाल,--प्रक्षेप:ः मृतक की हड्डियों को 
गंगा या किसी अन्य पवित्र जल म प्रवाहित करना, 
“5ज्नक्षः-भुक्‌ हड्डियों को खाने वाला, कुत्ता 
“भंग: हड्डी का टूट जाना,--माला |. हड्डियों का 
हार 2. हड्डियों की पंक्ति,--मालिन (पुं०) शिव,-शेष 
(वि०) ठठरोी मात्र,--संचय: 4. शवदाह के पश्चात्‌ 
उसको हड्डियों ओर भस्मावशेष को एकत्र करना, 
2. हडिडयों का ढेर,--संधिःजोड़, जोड़बन्दी,--सम- 
पणसम मतक की अस्थियों को गंगा या किसी अन्य पवित्र 
जल में प्रवाहित करना,--स्थणः हष्डियों को स्तम्भ 
के रूप में धारण करन वाला, शरीर । 

अस्थिति: (स्त्री०)) [ न० त० ]. दृढ़ता या जमाव का 
अभाव (आलं० भी ) 2. मर्यादा या शिष्ट व्यवहार 
का अभाव । 

अस्थिर (थवि०) [न० त० ] जो स्थिरया दृढ़ न हो, 
डावॉडोल, चंचल । 

अस्पदानम्‌ [ न० त० ] संपर्क का न होना, (किसी चीज 
के) स्पर्श को टालना-5प्रक्षालनाद्धि पड्धूस्य दूराद- 
स्पशनम वरम--तु० “इलाज से बचाव अच्छा । 

अस्पष्ट (धि०) [ न० त० ]व. जो स्पष्ट न हो, स्पष्ट रूप 
से दिखाई न देता हो 2. घुंघला, जो साफ समझ में 
न आवे,संदिग्ध--अस्पष्टब्रह्म लिड्भानि वेदान्तवाक्यानि 
“शारी० | 

अंस्पश्य (थि० ] | न० त० | , 
2. अशुचि, अपावन । 

अस्फूट (बि०) [ न० त० ] दुरूह, अस्पष्ट,--<म्‌ दुर्बोध 
भाषण । सम०--फल्ूम धुंधला या दुरूह परिणाम 
>-वाच (वि०) तुतला कर बोलने वालहा, अस्पष्ट- 
भाषी । 


अस्मद्‌ (सव॑०) [ अस्‌--मदिक्‌ ] सर्वनामविषयक प्राति- 
पदिक जिससे कि उत्तमपुरुषसंबंधी पुरुषवाचक 
स्वेनाम के अनेक रूप बनते हैँ, यह अपा० का ब० 
व० का रूप भी है,--पं ० प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। सम० 
>-विध, अस्माद्श (वि०) हमारे समान या हम 
ज॑सा । द 

अस्मदोय (वि०) [ अस्मद्‌-+-छ ] हमारा, हम सब का, 
>“यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम--पंच० २।१०५, 
भग० ९२।२६ । 

अस्मात (वि०) [ न० त० ]. जो स्‍्मति के भीतर न 
हो, स्मरणातीत 2. अवध, आय-घधमं शास्त्रों के विपरीत 
3. स्मात॑ संप्रदाय से संबंध न रखन वाला । 

अस्मि (अव्य०) [ अस्‌+मिन ] (अस्‌ --होना घातु का 
वतंमान काल, उत्तम पुरुष, एक वचन) में--अहम्‌; 
-आसंसते रस्मि जगत्सु जात:--कि० ३।६, अच्यत्र यूय॑ 
कुसुमा वचाय॑ कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य:-काव्य ० ३ । 


जो छूने के योग्य न हो 


( १३३ 


अस्मिता | अस्मि-- तलरू--टाप | अहंकार । 

अस्मृतिः (स्त्री०) | न० त० |] स्मृति का अभाव, भूलना । 

असरः | अस्‌--रन्‌ ] ।. किनारा, कोश 2. सिर के बाल, 
लम्‌ . असूं 2: रुधिर | सम०--कंठः बाण,--जम्‌ 
मांस,--प: रुधिर पीने वाल राक्षस,--पा जोक 
“मातृका अन्नरस, आमरस, आँव । 

अस्व (वि०) [ न० ब० | 4., अकिचन, निर्धन 2. जो 
अपना न हो । ढ 

अस्वतत्र (व०) [ न० त० | 4. आश्रित, अधीन, पराधीन 
-- अस्वतत्रा स्त्री पुरुषप्रधाना--वशिष्ठ 2. विनीत । 

अस्वप्न (वि०) [ न० ब० ] निद्रारहित, जागरूक,--प्नः 
. देवता 2. अनिद्रा । 

अस्वरः | न० त० | . मन्द स्वर 2. व्यंजन,--रम 
(अव्य० ) ऊंचे स्वर से नहीं, धीमी आवाज से । 

अस्वग्य (वि०) [ न० त० ] जो स्वर्ग प्राप्त करने के योग्य 
न हो--अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु-या० 
९१५६। 

अस्वस्थ (वि०) [ न० त० | 4. जो नीरोग न हो, रोगी 
--बलवत्‌ अस्वस्था-श० ३, अतिरुग्ण । 

अस्वाध्यायः | न स्वाध्यायो वेदाध्ययनमस्य---न ० ब० | 4. 
जिसने अभी अध्ययन आरंभ नहीं किया. जिसका अभी 
यज्ञीपवीत संस्कार न हुआ हो 2. अध्ययन में रुकावट 
(जैसे कि अष्टमी, ग्रहण आदि के कारण अनध्याय) । 

अस्वामिन्‌ (वि०)[न० त०] जो किसी वस्तु का अधिकारी 
नहों, जो स्वामी न हो। सम०- विक्रयः बिना 
स्वामी बने किसी वस्तु का बेचना । 

' अह (भ्वा० आ०» या चुरा० उभ० ) >-तु० अंह । 

अह (अव्य०) [ अंह्‌ +घजञक्ज पृषो० न लोप: | निम्न 
अर्था को प्रकट करने वाला निपात या अव्यय-- (क) 
स्तुति (ख) वियोग (ग) दृढ़संकल्प या निश्चय (घ) 
अस्वीकृति (च) प्रषण तथा (छ) पद्धति या प्रथा 
की अवहेलना । 

अहंयु (वि०) [ अहम्‌--यूस | घमंडी, अहंकारी, स्वार्थी 
“>भटटि ० १।२० । 

अहत (वि०) [ न० त० ]. अक्षत, अनाहत 2. बिना 
घुला, नया,--तम्‌ बिना धुला (कोरा), या नया 
कपड़ा, तु० अप्रहत' । 

अहन्‌ (नपुं०) [| न जहाति त्यजति सवंथा परिवतेनं, न-+- 
हा--कनिनू न० त० ] (कर्तृ० अहः, अक्वी-अहनो, 
अहानि--अक्ना अहोम्याम्‌ आदि ) 4. दिन (दिन 
ओर रात दोनों को मिलाकर )--अघाहानि -- मनु० 
५। ८४, 2. दिन का समय -सव्यापारामहनि न तथा 
पीडयेन्मद्वियोग:---मेघ० ९०,-- यदक्ला कुरुते पापम्‌- 
दिन में, (समस्त पद के अन्त में अहन्‌' बदल कर 
'अहः:---अहम्‌ या अक्न' रह जाता हैं परन्तु समस्त पद 


) > 


के आदि में यह अहसू--या अहर्‌' बन जाता है यथा 
-“अह:पति या अहपंति: आदि )। सम०--आगमः 
(अहरा” ) दिन का आना,-- आदिः उष:ःकाल,--करः 
सूथ,--- गणः ("हमगे?) 4. यज्ञ के दिनों का सिल- 
सिला, 2. महीना,--दिवम्‌ (अव्य०) प्रतिदिन, हर 
रोज, दिन प्रति दिन,--निशम्‌ दिन-रात,--पतिः सूर्य, 
“बांधवः सूय,--सणिः सूर्य ,- -मुखम्‌ दिन का आरंभ, 
प्रभात, उष:काल--त्रिशत्कका महूतें: स्यादहोरात्रं तु 
तावत:-मनु ० १। ६४, ६५,-- शेषः,--ष म्‌ सायंकाल। 


अहम्‌ (सर्व) [ “अस्मद्‌ शब्द का कतूं कारक ए० व० |] 


में । सम ०-अग्रिका श्रेष्ठता के लिए होड़, प्रतिद्वन्द्धिता, 
-“ अहमिका . होड़, प्रतियोगिता, अपनो श्रेष्ठता 
का दावा-- अहमहमिकया प्रणामलछारूसानाम्‌--का ० 
१४, 2. अहंकार 3. संनिक अहंमन्यता,--कार:ः ॥. 
अभिमान, आत्मइलाघा, वेदान्त दर्शन में “आत्मप्रेम' 
अविद्या या आध्यात्मिक अज्ञान समझा जाता है,-भग० 
२। ७१, ७। ४, मनु० १। १४, 2. घमंड, स्वाभिमान, 
गवे 3. (सां० द० में) सृष्टि के मलतत्त्व या आठ 
उत्पादकों में से तीसरा अर्थात्‌ आत्माभिमान या 
अपनी सत्ता का बोध,--कारिनू (वि०) घमंडी, 
स्वाभिमानी,---क्ृतिः (स्त्री०) अहंकार, घमंड,-- पूछे 
(वि०) होड़ में प्रथम रहने का इच्छुक,--पृथिका, 
-- प्रथमिका 4. होड़ के साथ सैनिकों की दौड़, होड़, 
प्रतियोगिता--जवादहंपूविकया यियासुभिः- कि० १४ 
२२, 2. डींग मारना, आत्मइ्लाघा,--भद्रम स्वाभि- 
मान, अपनी श्रेष्ठता का दृढ़ विचार,-- भाव: 4. घमंड, 
अहंकार-भामि० ४॥ १०, २७ मति तु ०-मतिः (स्त्री०) 
. आत्मरति या स्वानुराग जो आध्यात्मिक अज्ञान 


गि 


समझा जाता हूं (वेदा०) 2. दम्भ, घमंड, अहंकार । 


अहरणीय, अहाये (वि०) [ न० त० | 4. जो चुराये जाने 


के योग्य न हो, या हटाये जाने अथवा दूर ले जाये जाने 
के योग्य न हो--अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञां नित्यमिति 
स्थिति:--मनु ० ९। १८९, 2. श्रद्धाल, निष्ठावान्‌ 
3. दृढ़, अविचल, अननुनेय---कु ० ५। ८,--यः पहाड़ । 


अहल्य (वि०) [न० त० | बिना जोता हुआ,-ल्या 


गोतम को पत्नी (रामायण के अनुसार अहल्या सबसे 
पहली स्त्री थी जिसे ब्रह्मा ने पेदा किया--और गौतम 
को दे दिया, इन्द्र ने उसके पति का रूप धारण करके 
उसे सत्पथ से फूसलाया इंस प्रकार उसे धोखा दिया । 
दूसरे कथानक के अनुसार वह इन्द्र को जानती थी 
ओर उसके अनुराग तथा नम्नता के वद्चीभत हो वह 
उसको चापलसी का शिकार बन गई थी । इसके 
अतिरिक्त एक और कहानी है जिसके अनुसार इन्द्र 
ने चन्द्रमा की सहायता प्राप्त की। चन्द्रमा ने मर्ग 
बनकर आधी रात को ही बांग दे दी। इस बांग ने 


( १३४ 9) 


गौतम को अपने प्रातःकालीन नित्यक्रृत्य करने के लिए 
जगा दिया । इन्द्र ने अन्दर प्रविष्ट होकर गौतम 
का स्थान ग्रहण किया । जब गौतम को अहल्या के 
पथ भ्रष्ट होने का ज्ञान हुआ तो उसने उसे आश्रम से 
निर्वां्सित कर दिया और शाप दिया कि वह पत्थर 
बन जाय तथा तब तक अदृश्य अवस्था में पड़ी रहे 
जब तक कि दशरथ के पुत्र राम का चरण-स्पश न 
हो, जो कि अहल्या को फिर पूर्वरूप प्रदान करेगा। 
उसके पश्चात्‌ राम ने उस दीन-दशा से उसका उद्धार 
किया-- और तब उसका अपने पति से पुनमिलन 
हुआ । अहल्या प्रातःस्मरणीय उन पाँच सती तथा 
विशुद्ध चरित्र महिलाओं में एक हे जिनका प्रात:काल 
नाम लेना श्रेयस्कर है--अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा 
मंदोदरी तथा, पंचकन्या: स्मरेन्नित्यं महापातक--- 
नाशिनी:। सम०--जारः इन्द्र,--ननन्‍दनः शतानन्द 
मुनि, अहल्या का पुत्र । क्‍ 
अहह ( अव्य० ) [ अहं जहाति इति--हा+क पृषो० | 
विस्मयादि द्योतक निपात निम्नांकित अर्थों में प्रयुक्त 
होता है--( क) शोक, खेद--अह॒ह कष्टमपण्डितता 
विधे:--भत्‌ ० ०९२, ३।११, अहृह ज्ञानराशिविनष्ट: 
... --मुद्रा ० २ (ख) आश्चये, विस्मय-अहह महतां निस्‍्सी- 
मानइचरित्रविभुतय:ः--भततृ्‌ * २।३५, २६, (ग) दया, 
..._ तरस--भामि० ४।३९ (घ) बुलाना (ड) थकावट | 
अहिः [ आहन्ति--आ-+- हन्‌ू+इणू स चर डित्‌ आडटो 
हृस्वश्च॒] . साँप, अजगर--अहयः सविषाः सर्वे 
निरविषा: डंडमाः स्मृता:- कथा० १४८४, 2. 
सूर्य 3. राहुग्रह 4. व॒त्रासुर 5. धोखेबाज, बदमाश 6. 
बादल । सम०--कांतः वायु, हवा,--कोषः साँप 
की केंचली--छत्रकम्‌ कुकुरमुत्ता,--जित्‌ (पुं०) १. 
कृष्ण (कालिय नाग को मारने वाला ) 2. इंद्र 
--तुंडिक: साँप पकड़ने वाला, सपेरा, बाजीगर, 
--द्विब,--ह्ुहू “समार,--रिपु,-- बिद्विष्‌ (पुं०) . 
गरुड 2. नेवला 3. मोर 4. इन्द्र 5. कृष्ण--कि० 
४|२७, शि० १।३१,--नकुलूम्‌ साँप और नंवले, 
- नकुलिका साँप और नेवले के मध्य स्वाभाविक वर, 
--निर्मोक: साँप की केंचुली,-- पति: . साँपों का 
स्वामी, वासुकि 2. कोई बड़ा साँप, अजगर साँप 
--पुत्रकः साँप के आकार की बनी किंश्ती,--फेन:, 
-नम्त अफीम,-- भयम्‌ किसी छिपे हुए साँप का भय, 
घोखे की शझूका, अपने-मित्रों की ओर से भय,--भुज्‌ 
(पृं०). गरुड़ 2. मोर 3. नेवला--भृत्‌ (पुं०) शिव । 
अहिसा [न० त०] . अनिष्टकारिता का अभाव, किसी 
प्राणी को न मारना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा 
न देना--अहिसा परमोधमे:--भग० १०।५, मनु० 
१०१६३, ५।४४, ६।७५, 2. सुरक्षा । 


अहिस्र (वि०) [न० त०] अनिष्टकर, निर्दोष, अहिसक 
>>मनु० ४॥२४६. । 

अहिक: एक अंधा साँप । 

अहित (वि०) [न० त०]. जो रक्‍्खा न गया हो, धरा 
न गया हो, जमाया न गया हो 2. अयोग्य, अनुचित 
- मनु ० ३।२०, 3. क्षतिकर, अनिष्टकर 4. अनुपका- 
र॒क 5. अपकारी, विरोधी,-- तः शत्रु-- अहिताननि- 
लोद्ध्तस्तर्जयन्निव केतुभि:--रघु० ४॥२८, ९१७, 
११।६८,-- तम हानि, क्षति । 

अहिम (वि०) [न० त० ] जो ठंडा न हो, गमं। सम० 
--अंशः,--करः,-तेजस्‌, - चुतिः/--रुचिः, सूर्य ! 

अहोन (वि०) [ न० त० ] ।. अक्षुण्ण, पूर्ण, समस्त 2. जो 
छोटा न हो, बड़ा--अहीनबाहुद्रविण: शशास-- रघु ० 
१८।१४, 3. जो वछब्चित न हो, अधिकार प्राप्त-मनु ० 
२।१८३ 4. जातिबहिष्कृत न हो, दुश्चरित्र न हो,ल्‍नः 
कई दिनों तक होने वाला यज्ञ, (नम्‌-भी)। सम० 
--बादिन्‌ (पुं० ) गवाही देने में असमर्थ, अयोग्य गवाह । 

अहीरः: [ आभारी-- पृषो ० साधु: ] ग्वाला, अहीर । 


अहृुत (वि०) [ न० त० ] जो यज्ञ न किया गया हो, जो 

(आहुति के रूप में) हवन में प्रस्तुतन किया गया 
 हो-मनु० १२॥६८,--तः धर्मविषयक चिन्तन, मनन, 

प्राथंना और वेदाध्ययन (पांच महायज्ञों और कर्तव्यों 
में से एक )-मनु० ३।७३, ७४। 

अहे (अव्य०) [ अह--ए ] (क) झिड़की, भर्त्सना (ख) 
खेद तथा (ग) वियोग को प्रकट करने वाला निपात । 

अहेतु (वि०) [ न० ब० ] निष्कारण, स्वतः स्फूत--अहेतु: 
पक्षपातों य:--उत्तर० ५११७ । 

अहे (है) तुक (वि०) [ न० ब० कप्‌ ] निराधार, निष्का- 
रण, निष्प्रयोजन--भग ० १८।२२। 

अहो (अव्य०) [ हा+डो न० त० | निम्नांकित अर्थों को 
प्रकट करने वाला अव्यय--(क ) आइचये या विस्मय 
--बहुधा रुचिकर-- अहो कामी स्वतां पश्यति--श'० 
२।२, अहो मधरमासां दर्शनम्‌ श० १, अहो बकुछा- 
वलिका--मालवि० १, अहो रूपमहो वीयमहो सत्त्व- 
महो युति:---रामा० (अहो उसका रूप आइचर्य जनक 
है---आदि) (ख) पीडाजनक आइचयें---अहो ते विगत 
चेतनत्वमू-का ० १४६, 2. शोक या खेद-अही दुष्यत्त- 
स्य संशयमारूढा: पिडभाज:--श० ६, विधिरहो बल- 
वानिति मे मति:--भतते ० २।९१, 3. प्रशंसा (शाबास, 
बहुत खूब) - अहो देवदत्त: पचति शोभनम्‌-सिद्धा ० 
4. झिड़की (धिक,) 5. बुलाना, संबोधित करना 6. 
ईर्ष्या, डाह 7. उपभोग, तृप्ति 8. थकावट 9. कई बार 
केवल अनप्रक के रूप में-अहो नु खल (भो:), सामा- 
न्‍्य रूप से आश्चर्य जो रोचक हो-अहो नु खल॒ ईदृशी- 
मवस्थां प्रपन्नोईस्मि--श० ५, अहो नु खलु भोस्तदेत- 


( १३५ ) 


(काकतालीयं नाम--मा० ५, “अहो बत' प्रकट करता 
हैं (क) दया, तरस तथा खेद -अहो बत महत्पापं 
कतु व्यवसिता वयम्‌-भग० १।४४, (ख) संतोष-अहो 
वतासि स्पृहणीयवीये :-कु० ३।२० (मल्लि० यहाँ 'अहो 
वत को संबोधन के रूप में ग्रहण करता हैं (ग) 
संबोधित करना, बुलाना (घ) थकावट। सम» 


आ देवनागरी वर्णमाला का द्वितीय अक्षर । 

आ . विस्मयादिद्योतक अव्यय के रूप में प्रयक्त होकर 
निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है (क) स्वीकृति ' हाँ 
([ख) दया “आह (ग) पीडा या खेद ( बहुधा---आस्‌ 

या आ: लिखा जाता है) 'हाः 'हंत' (घ) प्रत्यास्मरण 

अहो-ओह” आ एवं किलासीत्‌--उत्तर० ६ (च) कई 
बार केवल अनुपूरक के रूप में प्रयक्त होता है --आ 
एवं मन्‍्यसे 2. (संज्ञा और क्रियाओं के उपसर्ग के 
रूप में) (क) “निकट' 'पारव॑” 'की ओर' 'सब ओर से' 

'सब ओर (कुछ क्रियाओं को देखो) (ख) गत्यर्थंक 

नयनाथंक, तथा स्थानान्तरणार्थक क्रियाओं से प्‌व 

लगकर विपरीतार्थ का बोध कराता है--यथा 


गम्‌>>जाना, आगम्‌ --आना, दा> देना, आदा -- लेना 


3. (अपा० के साथ वियुक्त निपात के रूपमें प्रयक्‍्त 
* टोकर) निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है ::-(क) 
आरम्भिक सीमा, (अभिविधि),'से', 'से लेकर' “से द्रः 
में से--आमूलात्‌ श्रोतुमिच्छामि--श० १, आ जन्मन: 
“श०५।२५ (ख) पृथक्क्रणीय या उपसंहारक 
सीमा (मर्यादा) को प्रकट करता है--'तक” 'जबतक 
कि नहीं 'यथाशक्ति' 'जबतक कि'--आ परितोषा- 
द्विदुषां श० १।२,-कैलासात्‌-मेघ० ११, कैलास तक 
(ग) इन दोनों अर्थों को प्रकट करने में 'आ' या तो 
अव्ययीभाव समास में अथवा सामासिक विशेषण का रूप 
धारण कर लेता हं-आबालम्‌ (आबालेभ्य: ) हरिभक्ति:, 
कई बार इस प्रकार का बना हुआ समस्त पद अन्य 
समासों का प्रथम खण्ड बन जाता है-सो 5हमाजन्म शुद्धा- 
नामाफलोदयकमेणाम्‌, आ सम॒द्रक्षितीशानामानाक रथ- 
वत्मनाम्‌-- रघु०२।५, आगण्ड विलम्बि---श ० ७।१७. 
4. विशेषणों के साथ (कई बार संज्ञाओं के साथ ] 
लग कर आ अल्पर्थवाची हो जाता है--आपांड्र 
++ईषत्रवेत, कुछ सफेद, आलक्ष्य--श० ७।१७, 
आकम्प:--मृदु कम्पन, इसी प्रकार आनील''आरक्त'। 
आतूज-तु० आम्‌ । 
आः 4.--तु० आम्‌ 2. लक्ष्मी (आ) । 


। 


“पुरुषिका --तु ० आहोपुरुषिका । 

अल्लाय (अव्य०) [ क्नू+घण्ा वृद्धि, पृषो० वस्य यत्वम ] 
तुरन्त, शीघ्र, फौरन--अह्वाय सा नियमजं क्लममृत्स- 
सज--कु० ५।८६. अह्लाय तावदरुणेन तमो निरस्तम 
रघु० ५।७१ कि० १६।१६ । 

अह्लीक(वि०)[न० व० कप्‌ | नि्ंज्ज, ढीठ-कः बौद्ध भिक्षक। 


ञा 


आकत्थनम्‌ [ आ--कत्थ्‌--ल्यूट्‌ | डींग मारना, शेखी 
बघारना | ट 

आकंम्प:ः | आ--कम्प्‌ू +- घझ् | . मद कंप 2. हिलना, 
कॉपना । 


भाकम्पनम्‌ | आ-+-कम्प्‌-- ल्युट्‌ ] कंपयक्त गति, हिलना । 

आकम्पित, आक्म्प्र | आ--कम्प्‌+क्त, र वा ] हिलता 
हुआ, कापता हुआ, हिला-डुला, विक्षब्ध । 

आकरः [ आकुवन्त्यस्मिन्‌-आ-+-क्व -- घ | . खान---मणि- 
राकरोदभवः---रघु ० ३४१८, आकरे पद्मरागाणां जन्म- 
काचमणणे: कुत:--हि० प्र० ४४ (आलं०) खान या 
किसी वस्तु का समृद्ध साधन--मासों न पृष्पाकर: 
“विक्रम० १॥९, अशेषगुणाकरम्‌--भतं ० २।६५ कु० 
२।२९, 3. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 

आकरिक (वि०) [आकर--ठन्‌ | (राजा के द्वारा ) 
नियत व्यक्ति जो खान का अधीक्षण करता है । 

आकरित्‌ (वि०) [ आकर--इनि ] . खान में उत्पन्न, 
खनिज 2. अच्छी नसरू का - दधतमाकरिभि: करिभि: 
क्षतेः:--कि० ५।७, । 

आकण्णनम्‌ [आ--कर्ण--ल्युट्‌] सुनना, कान लूगा कर सुनना। 

आकषः [| आ-+-कृष्‌+घझ्म_] . खिंचाव या (अपनी 
ओर ) खींचना, 2. खींच कर दूर ले जाना, पीछे हटाना 
3. (धनुष) तानना 4. प्रछोभन, सम्मोहन 5. पासे 
से खेलना 6. पासा या चौसर 7. पासों से खेलने का 
फलक, बिसात 8. ज्ञानन्द्रिय 9. कसौटी । 

आकर्षक (वि०) [आ--क्ृष्‌+ण्वुल | खिंचाव करने 

वाला, प्रलोभक--कः चुंबक, लोहचंबक । 

आकर्षणम्‌ [ आ-+-कृष्‌-- ल्यूट ] . खींचना, खींच लेना, 
सम्मोहन 2. पथपश्रष्ट करने के लिए फ्सलाना, 
“णो वृक्षों से फल फूल आदि उतारने के लिए किनारे 
पर से मुड़ी हुई लकड़ी, लग्गी । 

आकर्षिक (वि०) [ स्त्री०--की | [ आकर्ष --ठन्‌ ] चंब- 
कीय, सम्मोहक । 


| आकर्षिन्‌ (वि०) [ आ+कृष--णिनि ! खींचन वाला 


(जसे कि दूर की गंध) । 


है | 

आकलनम्‌ [ आ-|- कल -- ल्यूट | 4. हाथ रखना, पकड़ना 
--मेखलाकलून--का ० १८३, बन्दीयृह में रहना 2. 
गिनना, हिसाब लगाना, 3. चाह इच्छा 4. पूछ ताछ 

समझ-बझ । 

आकल्प: [ आ--कुृप+णिच-- घतठ्म ] 4. आभूषण, अलं- 
का र-"आकल्पसारों रूपाजीवाजन:-- दश० ६३, रघु ० 
१७॥२२, १८।५२, 2. वेशभषा 3. रोग, बीमारी । 

आकल्पक: [आ--क्ृप्‌ू+ णिच्‌+ ण्वल ] . दःखपूर्ण स्मति 
स्मति का लोप 2. मर्छा 3. हष या प्रसन्‍नता 4. अंधकार 
गांठ या जोड़ । 

आकषः [ आ-+कष्‌--अच्‌ | कसोटी । 

आकषिक (वि०) [ आकषण चरति-इति आकष+घष्ठल |] 
परखने वाला, कसोटी पर कसने वाला । 

आकस्मिक (वि०) (स्त्री०-को)|अकस्मात्‌+ष्ठक्‌ टिलोप:| 
. अचानक होने वाला, अचितित, अप्रत्याशित, सहसा। 
2. निष्कारण, निराधार- नन्वदुष्टानिष्टो जगद्वेचित्रय- 
माकस्मिकं स्यात्‌ू--शारी० । 

आकाड़क्षा [| आ-+काछक्षअ+टाप | 4. इच्छा, चाह- 
भवत ---सुश्नु०, अमरु ४१, 2. (व्या० मे )अथ को पूरा 
करने के लिए आवश्यक शब्द की उपस्थिति, किसी 
विचार या वाक्य के भाव को पूरा करने के छिए तीन 
आवश्यक तत्त्वों में से एक (दूसरे दो हँ-योग्यता और 
आसत्ति ) आकाछक्षा प्रतीतिपयंवसानविरह:---सा ० द० 
२. अर्थ की पूति का अभाव 3. क्िसी की ओर देखना 
4. प्रयोजन, इरादा 5. पूछ-ताछ 6. शब्द की यथाथंता। 

आकाय:ः [ आ+चि-+कर्मण घजञा चितौ कृत्वम्‌ ] 4. 
चिता पर रक्खी हुई अग्नि, 2. चिता । 

आकारः [ आ-|-कृ-+-घऊ ]॥. रूप, शक्ल, आकृति-द्विधा 
दो रूपों की या दो प्रकार की 2. पहल सूरत, मखा- 
कृति, चेह रा---आका रसद॒श प्रज्ञ: रघ० १।१५, १६।७ 

( विशेषतः) चेहरे का रंग ढंग-जिससे मनुष्य के 

आन्तरिक धिचार तथा मनोवृत्ति का पता लग सके-तस्य 
संवृतमन्त्रस्य गढ़ाका रेजज्लितस्य च---रघु० १॥२०,भवा- 
नपि संवताकारमास्तां-विक्रम ० २, 4. इशारा, संकेत, 
निशानी। सम०--गुप्ति: (स्त्री० ) -गोपन म्‌,-ग हनम 
छिपाव, मन के भावों को छिपाना । 

आका (क) रण,-णा [ आ-+-क्ृ+णिच्‌-+ल्यूट, युच्‌ वा ] 
. आमंत्रण, ब॒लावा-भवदाका रणाय -दश० १७५, 
2. आह्वान । 

आकालः [ आ-+कु+अलरू--अच्‌ को: कादेशः: | ठीक 
समय । 

आकालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अकाल--ठजा ] 4. 
क्षणिक, अल्पकालिक--मनु ० ४|१०३, 2. बेमौसिम, 
अकालपक्व, असामयिक-आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रव- 
त्तिम--कु० ३।३४, मच्छ ० ५।१,--की बिजली । 


१३६ ) 


आकाज्ञ:-शम्‌ | आ--काश+घ्क ]] 4. आसमान 
“-जअआआकाशभवा सरस्वत!|-- क्‌० ४।२९, न चारिन 
आदि 2. अन्तरिक्ष (पाँचवाँ तत्त्व) 3. सूक्ष्म और 
वायविक द्रव्य जो समस्त बिदव में व्याप्त है, वैशेषिक 
द्वारा मान हुए ९ द्वव्यों में से एक, यह 'शेब्द' गुण का 
आधार हँ--शब्दगुणकमाकाशम्‌- तु ०--श्रुतिविषय- 
" गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम-श ० १। १, अथात्मन: 
शब्दगणं गणज्ञः पदम (नामतः--आकाश ) विमानेन 
विगाहमान:--रघ० १३॥ १, 4. मक्‍त स्थान 5 
स्थान--सपवंतबनाकाशां पृथिवीम-महा ०, भवनाकाश - 
मजायताम्बुराशिः--भामि० २। १६५, 6. ब्रह्म (अन्त- 
रिक्ष स्वरूप) आकाशस्तल्लिगात्‌--ब्रह्म ० --यावानय- 
माकाशस्तावानयमन्तह दयाकाश:---छा० 7. प्रकाश 
स्वच्छता, वाय्‌ में अथ को प्रकट करने वाला 
आकाश शब्द नाटकों में प्रयक्‍त होता हैँ ->जब कि रंग- 
मंच पर स्थित पात्र प्रश्न किसी एसे व्यक्ति से पूछता 
हैँ जो वहाँ उपस्थित न हो, और एसे काल्पनिक 
उत्तर को सुनता है जो 'कि ब्रवीधि,' कि कथयसि 
आदि छब्दों से आरम्भ होता है-दृरस्थाभाषणं 
यत्स्यादशरी रनिवेदतम्‌, परोक्षान्तरितं वाक्‍्यं तदाकारी 
निगदय्यते ॥। भरत--तु ० मिम्नांकित आकाशभाषित 
की-- (आकाओ ) प्रियंवदे कस्यंदम॒शी रानुलेपनं, मृणा- 
लवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते । (श्रुतिमभिनीय )कि 
ब्रवीषि--आदि०--श० ३। सम ०--ईद्व:ः . इन्द्र 2. 
(विधि .में) असहाय व्यक्ति (जैसे कि बच्चा, स्त्री 
दरिद्र) जिसके पास वाय के अतिरिक्त और कोई 
वस्तु नहीं है--कक्षा क्षितिज,---कल्पः बह्ा,--गः पक्षी 
(-“-गा) आकाशस्थित गंगा,>-गड़्ग दिव्य गंगा 
-जनंदत्याकाशगड़ाया: स्रोतस्युहामदिग्गजे--रघु ० १। 
७८,चमसः चन्द्रमा,--जननिन्‌ (पुं) झरोखा, 
प्राचीर में बना तोप का झरोखा, बन्दूक या तोप 
आदि चलाने के लिए भित्ति में बना छिद्र 4.--दोप: 
--अदीपः 4. कातिक मास में दिवाली के अवसर पर 
लक्ष्मी या विष्ण का स्वागत करने के लिए हटड़ी पर 
रक्‍्खा हुआ दीपक, 2. बॉस के सिरेपर बाँध कर 
जलाया जान वाला दीया या लालटन, प्रकाशस्तम्भ 
पर रक्‍खा हुआ दीया या लम्प,--भाषितम्‌ ---. रंग- 
मंच पर अनपस्थित व्यक्ति से भाषण करना, एक 
काल्पनिक भाषण जिसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जाय--मानो यह बात वस्तुतः कही ओर सुनी गई 
हँ--कि ब्रवीषीति यन्ताट्य विना पात्र प्रयज्यते, श्रत्वे- 
वानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌--सा ० द० ४२५, 
2. आकाश में कही बात या शब्द,--मंडरूूम खगोल 
यानम्‌ . हवाई जहाज, गब्बारा 2. आकाश में 
घूमने वाला, -रक्षिन (पृं०) किले की बाहरी दिवारों 


( १३७ ) 


को रक्षा करने वाला,-- वचनम्‌ "भाषितम्‌--दे० 
“जत्मन्‌ (नपुं०) . ज्न्तरिक्ष 2. वायुमंडल, वायु, 
“वाणी आकाश से आई हुई आवाज, अशरीरिणी 
वाणी,--सलिल्‍रूम वर्षा, ओस---स्फटिकः ओला । 

आकिज्चनम्‌, आकिज्चन्यम्‌ [अकिज्चन--अण्‌, ष्यञ्ज वा] 
गरीबी, धन का अभाव । 

आकीण ([ भू० क० क्ृ०) [आ-+क-+-कक्‍्त ] . बिखरा 
हुआ, फंला हुआ भरा हुआ, व्याप्त, संकुल--खचा- 
खच भरा हुआ, परिपूर्ण, भरप्र--जनाकीर्ण मन्ये 
हुतवहपरीत॑ं गृहमिव-- श० ५। १०, आकीण्ंमषिपत्नी- 
नामुटजद्वा ररोधिभि:---रघ्‌ृ० १।५० । 

आकुझचनम्‌ [आ--कुज्च्‌--ल्‍ल्युट] . झकाना, सिकोड़ना, 
संकोचन 2. पाँच कर्मों में से एक--सिकुड़न 3. एकत्र 
करना, ढेर लगाना 4. टेढ़ा होना । 

आकुल (वि०) [आ--कुल--क] 4. भरपूर, भराहुआ 
“अचलदूमिमालाकुल (समुद्रम्‌)--भर्त ० २।४, वाष्पा 
कुलां वाच--नल० ४।१८, आलापकुतृहलाकुलतरे 
श्रोत्रे--अमरु ८१, 2. प्रभावित, प्रभावग्रस्त, पीड़ित, 
आहत--हष , शोक, विस्मय', स्नेह” आदि 3. व्यस्त, 
लीन 4. घबराया हुंआ, विक्ष॒ब्ध, उद्विग्न--अभिवचैय्॑ 
प्रतिष्ठासु रासीत्कार्यद्रयाकुल:--शि० २॥१, विस्मित 
किकतंव्यविमूढ़, अनिर्धारित, 'आकुल, अत्यन्त क्षब्ध 
5. बिखरे बाल वाला, अव्यवस्थित 6. असंगत, 
विरोधी,--लम्‌ आबाद जगह । 

आकुलित (वि०) [आर-+कुल--क्त] 4. दुःखी, उद्धिग्न, 
विक्षब्ध-मार्गाचलव्यतिक राकुलितेव सिंघ:-कु० ५।८५, 
2. फंसा हुआ, 3. मलिन, धूमिल,--धूमदृष्टे:---श ०४, 
4. अभिभूत, पीड़ित,--शोक", पिपासा” आदि । 

आकृणित (वि०) [आ--क्‌ण्‌--क्त] कुछ संकुचित--मदन 

.. शरशल्यवेदनाकृणितत्रिभागेन--का० १६६, ८१। 

आक्तम्‌ [आ--क्‌-+-क्त ] . अथे, इरादा, प्रयोजन---इती- 
रिताकृतमनीलवाजिनम्‌ू--कि० १४।२६, 2. भावना, 
हृदय की स्थिति, संवेग,---चूड़ामण्डल बन्धनं तरलूय- 
त्याकृतजो वेपथु:--उत्तर० ५।३६, भावाकृत--अमरु 
४ मा० ९।११, साकतम--भावनापूर्वक, साभिप्राय 
(प्रायः नाटकों में रंगमंच के निदेश के रूप में) 3. 
आइचर्य या जिज्ञासा 4. चाह, इच्छा । 

आकृति: (स्त्री०) [आ-+-कृर-क्तिन] . रूप, प्रतिमा, 
शकक्‍्ल--गोवधे नस्याकृति रन्‍्वकारि--शि ० ३।४, 2. 
शरीर,काया--किमिव हि मध्राणां मण्डनं नाकृतीना म्‌ 
“एशि० १२०, विक्ृताकृति--मनु० ११।५३ इस 
प्रकार घोर 3, दर्शन, सुन्दर रूप, भद्ररूप,--न ह्याकृ- 
ति: सुसदृशं विजहाति वृत्तमू--मच्छ० ९।१६, यत्रा- 
कृतिस्तत्र गुणा वसन्ति--सुभाषित ० 4. नमना, लक्षण 
5. कबीला, जाति। सम०--गणः व्याकरण के किसी 
१८ 


विशेष नियम से संबंध रखने वाले शब्दों की सूची--जो 
केवल नमूनों की सूची है (बहुधा गणपाठ में अंकित ) 
प्रथा अर्शादिगण, स्वरादिगण, चादिगण आदि,---छत्रा 
घोषातकी नाम की लता । हि 

आक्ृृष्टि: (स्त्री०) [आ--कष --क्तिन] ।. आकर्षण 2. 
खिचाव, गुरुत्वाकषंण (गणित ज्योतिष ) ; ---आक्ृष्टि- 
शक्तिइ्च मही तया यत्स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या, 
आक्ृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्‍्तात्‌ क्‍्व पतत्वियं 
खे। गोलाघ० ।, 3. घनुष का खींचना या झकाना, 
ज्या --अमरु० । 

आकेकर (वि०) [आके अन्तिके कीयेते इति आ--कू-+- अप्‌ 
+टापू--आकेकरा दृष्टि: सा अस्ति अस्य इति 
--आकेकरा--अच्‌ | अधमुंदा, अधेनिमीलित (आँखें) 
-निर्मीलिदाकेकरछोलचक्षुषा कि० ८।५३,म्‌० ३।२१, 
दृष्टिराकेकरा किचित्स्फुटापांगे प्रसारिता, मीलितार्ध- 
पुटालोके ताराव्यावतंनोत्तरा । 


आकोकेर: (ग्रीक शब्द ) मकर राशि । 

आक्रन्दः [आ--कन्द्‌+-घज्ण ]।. रोना, चिल्लाना 2. पुका- 
रना, आह्वान करना, 3. शब्द, चिल्लाहट 4. मित्र, 
रक्षक 5. भाई 6. रोने का स्थान 7. वह राजा जो 
अपने मित्र राजा को दूसरे की सहायता करने से रोके 
वह राजा जिसको राजधानी मिलती हुईं किसी दूसरी 
राजधानी के पास है ।+-मन॒० ७॥।२०७ | 

आकन्दनम्‌ [आ--कन्‍्द + ल्यूट | . विलाप, रुदन 2. ऊँचे 
स्वर से पुकारना । 

आकरन्दिक (वि०) [आकन्दं घावति इति आक्रन्दर--ठज्य_] 
वह व्यक्ति जो किसी दुखिया के रोने को सुनकर दौड़ 
कर उसके पास आता हैं | 

आक्रन्दित (भू० क० कृ०) आ+-करन्द--क्त] 4. दहाड़ने 
वाला, या फूट २ कर रोने वाला, 2. आहूत, बलाया 
हुआ,--तम्‌ चिल्लाना, दहाड़ना । 

आक्रम:--क्मणम्‌ ([आ-+-कम्‌ -| घव्ण , ल्यूट्‌ वा] . निकट 
आना, उपागमन 2. टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
हमला 3. पकड़ना, ढकना, कब्जे में करना, 4. पार 
करना, प्राप्त करना 5. विस्तार करना, चक्‍कर 
लगाना, बढ़ चढ़ कर होना 6. शक्ति से अधिक बोझा 
लादना । 

आकान्त (भू० क० कृ०) [आ--जक्रम्‌र-न-क्त] 4. पकड़ा 
हुआ, अधिकार में किया हुआ, पराजित, पराभूत 
“आतक्रान्तविमानमार्मम्‌--रघु० १३।३७, .तक पहुँ- 
चना, भरपूर, अधिकृत, ढका हुआ- शशभ तेन चाक्रान्तं 
मड्भलायतनं महत्‌---रघु० १७।२९, वलिभिमखमा- 
क्रान्तमू--भतृ॑० ३।॥१४, इसी प्रकार मदन” भय", 
शोक आदि, 2. लदा हुआ (मानों बोझ से) 3. बढ़ा 
हुआ, ग्रहण रूगा हुआ, आगे बढ़ा हुआ--रघु० 


( १३८ ) 


१०।२८, मालवि० ३।५, 4. प्राप्त किया हुआ, 
अधिकार में किया हुआ | 

आक्रान्ति: (स्त्री०) [आ-+-क्रम-+-क्तिन| 4. ऊपर रखना 
अधिकार म॑ करता, पददलित करना--आतक्रान्ति- 
संभावितपादपीठम---कु ० २।११ 2. पराभत करना 
दबाना, हादना 3. आरोहण, आग बढ़ जाना 4 
शक्ति, शौय, बल । 

आक्रामक: [आ-+-क्रम्‌--ण्वुल | आक्रमणकर्ता, हमलावर । 

आत्रोड:-डम [आ --क्रीड--- घतझ्म ] . खेल, क्रीडा, आमोद 
2. प्रमदवन, क्रोडोद्यान--आतक्रीडपव॑तास्तैन कल्पिता 
स्वेष॒ वेश्मसु--कु० २।४३, कमप्याक्रीडमासाद्य तत्र 
विशिश्वमिष:--दश ० १२। 

आक्ष्ट (भू० क० कृ०) |आ-+-क्रश्‌ +-क्त | 4. डांट-डपट 
किया हुआ, निन्दित, तिरस्कृत, कलंकित--शि० १२। 
२७, 2. ध्वनित, चीत्कारपूर्ण 3. अभिशप्त,--ष्ठम्‌ 
जोर की पुकार 2. घोर शब्द या रुदन, गालीगलौज- 
युक्‍त भाषण--मार्जा रमषिकास्पर्श आकृष्टे क्रोधस्सं- 
भव--कात्या ० । 

आकरोश:-शनम्‌ [आ+-क्रश--घज्ण , ल्युट्‌ वा| . पुका- 
रना या जोर से चिल्लाना, उच्चस्वर से रोनाया 
शब्द 2. निन्‍दा, कलंक, भत्सना करना, दुवंचन कहना 
्याज्ञ ० २।३०२ 3. अभिशाप, कोसना 4. शपथ लेना । 

आक्लेद: [ आ--क्लिद-- घञा ] आद्रता, गीलापन, 
छिड़काव । 

आक्षद्यतिक (वि०) (स्त्री०-की ) [अक्षद्यतेन निर्वत्तम्‌ 
इति--ठक ] जूए से प्रभावित या समाप्त किया हुआ | 

आक्षपणम्‌ [आ--क्षप्‌ू+-ल्युट| . उपवास रखना, उपवास 
या ब्रत द्वारा आत्मशद्धि, सेयम । 

आक्षपाटिक: [अक्षपट--ठक | . द्यतक्रीडा का निर्णायक, 
चूतगृ्‌ह का अधीक्षक 2. न्यायाधीश । 

आक्षपाद (वि०) (स्त्री ०--दी ) [अक्षपाद--अण्‌ | अक्षपाद 
या गोतम का शिष्य,--दः न्यायशास्त्र का अनुयायी 
नयायिक, ताकिक । 

आक्षार: [आ-+-क्षर+-णिच्‌--घञा | कलंक लगाना, 
(व्यभिचा रादिकका ) दीषारोपण करना । 

आक्षारणम्‌-णा [आ--क्षर-+-णिच्‌-+-ल्यूट| करूंक, दीषा- 
रोपण (विशेषत: व्यभिचार का) । 


आक्षारित (भू० क० कृ०) [आ-+क्षर-+णिच्‌+कत] ॥. 
कलंकित 2. दोषी, अपराघी । 

आक्षिक (वि०) (स्त्री०--की) [अक्षेण दीव्यति जयति 
जितं॑ वा--अक्ष --ठक्‌] 4. पासों से जुआ खेलते 
वाला, 2. जूए से जीता हुआ 3. जए से संबंध रखने 
वाला--आ क्षिक ऋणम-मनु० ८। १५९, जए 
म॑ किया हुआ कर्जा,--कम्‌ . जए म॑ जीता हुआ 
प्रन 2. जए का क्रण । 


आक्षिप्तिका [आ-+-क्षिप्‌ू+- क्त-टापू, क, इत्वम| रंगमंच 
पर आते हुए किसी पात्र के द्वारा गान विशेष-- 
विक्रम० ४ । 

आक्षीब (वि०) [आ+-क्षीब्‌--- क्त नि०] (. जिसने कुछ 
मद्यपान किया हुआ हो 2. मस्त, नशे में चर । 

आक्षेप: [आ+-क्षिप+-घतञा[ 4. दूर फेंकना, उछालना 
खींचकर दूर करना,छीन लेना--अशुकाक्षेपविलज्जिता- 
नाम--कु० १।१४, पीछ हटना 2. भत्संना, शिड़कना 
कलंक लगाना, अपशबव्द कहना, अवज्ञापृर्ण निन्‍दा 
- प्रचंडतया--उत्तर० ५१२९, विरुद्धमाक्षेपवचस्ति- 
तिक्षितम-- कि० १४।२५ 3. मन की उचाट, मन 
का खिंचाव--विषयाक्षेपपयंस्तबुद्धे:--भतूं ० ३।४७, 
२३, 4. प्रयकत करना, लगाना, भरना (जंसे कि 
रंग )--गोरोचनाक्षेपनितान्तगौ रे: - कु० ७॥१७, 5. 
संकेत करना, (किसी दूसरे शब्दाथ को) मान लेना, 
समझ लेना--स्वसिद्धये पराक्षेप:--काव्य ०२, 6. अन- 
मान 7. धरोहर 8. आर्पत्ति या संदेह 9. (सा० शा० 
में) एक अलंकार जिसमें विवक्षित वस्तु को एक 
विशेष अर्थ जतलाने के लिए प्रकटत्‌: दबा दिया जाय 
या निषिद्ध कर दिया जाय--काव्य ० १०, सा० द० 
७१४, ओर रसगंगाधर का आश्षेपप्रकरण । 


आक्षपकः [आ+-क्षिप+ण्वलु) 4. फेकनंवाला, 2 उचाट 
करने वाला, कलांक लगाने वाला, दोषारोपण करन॑ 
वाला 3. शिकारी 

आक्षपणम [आ+- क्षिप--ल्यूट| फंकना, उछालना । 

आक्षोटः-ड: [आ+-अक्ष--ओटू (ड)-+अणू] अखरोट 
की लकडी । दे० “अक्षोट' । 

आक्षोरनम [आच्छोदनम्‌ | आखेट, शिकार । 

आखः, आखनः [| आ-+-खन्‌+ड, थघ वा | फावड़ा, 
खर्पा । 


आखण्डल: [ आखण्डयति भदयति पर्वेतानू---आ -+-खण्ड-- 
डलच, डस्प नृत्वम--ता रा ० | इन्द्र-- आखण्डलरूु: काम- 
मिदं बभाष,--कु ० ३।११, तमीशः कामरूपाणामत्या- 
खण्डलविक्रमम्‌--रघु० ४॥८३२, मंघ० १५। 

आखनिक:ः [ आ-+-खन्‌-+- इकन्‌ | 4. खोदने वाला, खनिक 
2. चहा या मूसा 3. सूअर 4. चोर 5. कुदाल । 

आखरः | आखन+डर | फावडा 2. खोदन वाला, 
खनिक । 

आखातः--तम्‌ [ आ-+-खन्‌ --क्त ] प्राकृतिक तालाब, या 
जलाशय, खाड़ी । 

आखान: | आ-+-खन्‌+ घञ ] . चारों ओर से खोदना 
2. फावड़ा 3. कृदाल, बलदार । 

आखः | आ-+-खन्‌-+-क डिच्च | 4. मषिक, चहा, छछंदर, 
--अत्तुं वांछति शांभवों गणपतेराखं क्ष॒घात: फणी 
मच॒० १।१५९, 2. चोरः 3, सूअर + फावड़ा 


|क्‍ ( 
5. केजूस-- विभवे सति नेवात्ति न ददाति जहोति न, 
तमाहुराखुम्‌---। सम ०-- उत्करः वल्मीक, बमी,---उत्थ 
(वि०) चूहों से उत्पन्न (-त्थम्‌) चहों का निकलना, 
चूहों का समूह; --ग:,--पत्र:,--रथ:,---वाहनः गणेश 


जिसका वाहन चूहा है,--घातः शुद्र, नीचजाति का 


पुरुष, (शा०) चूहों को पकड़ने और मारने वाला, 
चूहड़ा,--पाषाण: चुम्बक पत्थर,--भुज्‌,--भुज: 
. बिल्‍ला, । 
आखेट: [| आखिट्यन्ते त्रास्यन्ते प्राणिनो5त्र--आ-- खिट-- 
घजञ्तन तारा० | शिकार करना, पीछा करना । सम्‌० 
“शीबेकस्‌ 4. चिकना फर्श 2. खान, ग्‌फा । 
आखेठक (वि०) [ आखेट--कन्‌ ] शिकार करने वाला 
_ झकेः शिकारी,-- कम छिकार । क्‍ 
आखेटिक:ः [| आखेटे कुशल:---ठक ] . शिकारी 2. शिकारी 
कुत्ता । 


आखोट: [ आख: खनित्रमिव उटानि पर्णानि अस्य--ब० 
स० | अखरोट का वक्ष । 

आख्या | आख्यायतेडनया--आख्या-- अहझू | 4. नाम, 
अभिधान-कि वा शक़ुन्तलेत्यस्य मातुराख्या--श० 
७।७, ३३, परचादुमाख्यां सुमुखी जगाम--कु० १।२६, 
तदाख्यया भुवि पप्रथे--रघु० १५।१० १; बहुधा समास 
के अन्त में जब प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता 

हैं 'नामक' या “नाम वाला'-अथ किमाख्यस्य राजपें: 
सा धर्मपत्नी-- श० ७, रघुवंश्ाख्यं काव्यम्‌ आदि । 

आख्यात (भ० क० कृ०) [आ-+ख्या--क्त ] !. कहा 
हुआ. बताया हुआ, घोषणा किया हुआ 2. गिना 
हुआ, पाठ किया हुआ, जतलाया हुआ 4. नामपद या 
क्रियापद,--तम्‌ क्रिया, भावप्रधानमाख्यातम्‌--नि०, 
धात्वर्थेन विशिष्टस्य विधेयत्वेन बोधने, समर्थ: स्वार्थ 
यत्नस्य शब्दों वाख्यातमुच्यते ।। 

आखरूयाति: (स्त्री०) [ आ+चख्या--क्तिन ] 4. कहना, 
समाचार, प्रकाशन 2. यश 3. नाम । क्‍ 

आल्यानम्‌ | आ-+ख्या--ल्यूट ] 4. बोलना, घोषणा 
करना, जतलाना, समाचार 2, किसी पुरानी कहानी 
की ओर निर्देश करना--आख्यान॑ पूर्ववत्तोक्ति:--सा० 
द० (उदा०-देशः सो:यमरातिशोणितजलेयस्मिन 
ह्ृदा: पूरिता:--बवेणी ० ३।३१) 3. कथा, कहानी 
विशेषरूप से काल्पनिक या पौराणिक, उपाख्यान 
“अप्सराः पुरूरवर्स चकम इत्याख्यानविद आचक्षते 
भा ० २, मतु० ३।२२३, 4. उत्तर--प्रइनाख्यानयो: 
पा० ८।२।१०५ 5. भेदक धर्म। क्‍ 

आख्यानकम्‌ | आख्यान-- कन्‌ | कथा, छोटी पौराणिक 

कहानी, कथानकः ; --आख्यानकाख्यायिकेतिहासपुरा- 

णाकणनंन--का० ७। 

आख्यायक (वि०) [ आ+चख्या+प्वुल | कहने वाला, 


१३९ ) 


सूचना देने कका,--कः . दूत, हरकारा--आखरूयाय- 
केम्यः श्रुतसूनुवृत्ति:--भटूटि० २।४४, 2. अग्रदूत, 
संदेशवाहक । 

आख्यायिका [| आख्यायक--टाप्‌ इत्वम ] “गद्य” रचना का 
नमूना , सुसंगत कहानी,--आख्यायिका कथाव- 
त्स्यात्कवेवंशादिकीतेनम्‌, अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं गद्य 
क्वचित्‌ क्वचित्‌, कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति 
बध्यते । आर्योवकत्रापवकत्राणां छन्दर्सा येन केनचित्‌ । 
अन्यापदेशनाइ्वासमुखे. भाव्यर्थसूचनम्‌--सा० द० 
५६८, (साहित्य शास्त्र के लेखक 'गद्यरचना' को 
प्रायः दो (कथा और आख्यायिका) भागों में बॉँटते 
हैं, वह बाण के ह्षंचरित को “आख्यायिका' तथा 
कादम्बरी को कथा" के नाम से पुकारते हैं। 
दण्डी इस प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं करता 
“काव्या० १॥२८--तत्कथाख्यायिकेत्येका जाति: 
संज्ञाह्वयांकिता ॥ 


आख्यायिनू (वि०) [ आ+ख्या+णिनि | जो व्यक्ति 
, कहता है, सूचना या समाचार देता हैं-- रहस्यार्यायीव 
स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर:---श० १॥२४ | 

आख्येय (स० कृ०) [ आ+ख्या+यत्‌ ] कहने या समा- 
चार देने के योग्य, शब्द” शब्दों में कहने के योग्य, 
मोलिक संदेश मेघ० १०३ । 

आगतिः (स्त्री०) [ आ-+गम्‌--क्तिन्‌ू ] . पहुंचना, 
आगमन--लोकस्यास्थ गतागतिम्‌--रामा ०, इति 
निश्चित प्रियतमागतय: शि० ९। ४३ 2. अधिग्रहण 
3. वापसी 4. उद्गम । क्‍ 

आगन्तु (वि०) [ आ+गम्‌+तुन्‌ | 7. आने वाला, 
पहुँचनेवाला, 2. भटका हुआ, 3. बाहर से आने वाला, 
बाह्य (कारण आदि) 4. नेमित्तिक, आनुषंगिक, आक 
स्मिक,--तुः नवागंतुक, अजनवी, अतिथि । सम०» 
“एज (वि० )आनुषंगिक रूप से या अकस्मात्‌ उत्पन्न 
होने वाला । 


आगन्तुक (वि०) (स्त्री०--का,--की ) !. अपनी इच्छा 
से आने वाला, बिना बुलाये आने वाला--आगन्तुका 
वयम्‌--घूते ० 2. भूला-भटका (जैसे कि जानवर) 
+याज्ञ ० २। १६३ 3. आनुषंगिक आकस्मिक, नैमि- 
त्तिक--इत्यागन्तुका विकारा:--आइव० 4. प्रक्षिप्त, 
क्षेपक (पाठ)--अत्र गन्धवद्गन्धमादनमित्यागन्तुक: 
पाठ:--मल्लि० कु० ६। ४६ पर,--कः 7. अन्तःक्षेपक, 
हस्तक्षेपक 2. अजनवी, अतिथि, नवागंतुक | 

आगम:ः | आ+गम्‌-+-घजञा ] 4. आना, पहुंचना, दर्शन 
देना--लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागम: कुतः---उत्तर० 
५।२०, अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे, 
राश्यागमे प्रलीयन्ते--भग० ८। १८, रघु० १४ ८०, 
पंच० ३। ४८, 2. अधिग्रहण---एषोस्या मुद्राया 


( ४० ) 


आगम:--मद्रा० १, श० ६, विद्यागमनिमित्तम 
ऊविक्रम० ५, 3. जन्म, मूल, उत्पत्तितन्ञागमाः 
पायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षल्व भारत--भग० २।१४ 
4. संकलन, संचय ( धनका ) अथे,” घन आदि 5. 
प्रवाह, जलमार्ग, धारा (पानी की) रक्‍त,” फन' 
6, बीजक या प्रमाणक--दे० अनागम 7. ज्ञान 
- शिष्यप्रदेयाग मा:--भतं ० २।१५ प्रज्ञया सदशागम:, 
आगम: सदशारम्भ:--रघ्‌० १। १५ 8. आय, राजस्व 
9. किसी वस्तु का वेध अधिग्रहण--आगमे5डपि ब्लू 
नव भक्ति: स्तोकापि यत्र नोजव्याज़्० २। २७ 0 
संपत्ति को वद्धि, !. परंपरागत सिद्धांत या उपदेश 
धामिक लेख, धमग्रन्थ, शास्त्र-अनमानन न चागम 
क्षतः:--कि० २। २८, परिशुद्ध आगम:--३ ३, 2 
शास्त्राष्ययन, वेदाध्ययन 3. विज्ञान, दर्शंत,--बहुघा- 
प्यागर्मभिन्‍्ना: पन्‍्थान: सिद्धिहेतव:-- रघृ० १०। २६, 
4. वेद, धर्मंग्रत्थ - न्‍्यायनिर्णीतसा रत्वान्निरपेक्षमिवा- 
गमे---कि ० ११। ३९ ॥5. चार प्रकार के प्रमाणों में 
से अन्तिम जिसे नैयायिक 'शब्द याआप्तवाक्य कहते 
हैं (बेद' ही ऐसे प्रमाण समझे जाते हैं) 6. उपसर्ग 
या प्रत्यय 7. (दाब्द साधन में) वर्ण की वद्धि या 
अन्तःक्षेप 8. बुद्धि--इडागमः 9. सिद्धान्त का ज्ञान 
(विप० प्रयोग) । सम०--वबौीत (वि०) अधीत, 
पठित, परीक्षित,--ब॒द्ध (वि०) ज्ञान में बढ़ा हुआ 
बहुत विद्वान्‌ पुरुष--प्रतीप इत्याग्रमव द्धसैवी--रघू ० 
६। ४१,--वैदिन्‌ (वि०) ।. वेदों को जानने वाला 
2. शास्त्रनिष्णात--सापेक्ष (वि०) प्रमाणकतापेक्षी, 
प्रमाणक से समथित । 


आगमनम | आ+गम +ल्यट्‌ | 4. आना, उपागमन 
पहुँचनता--रघु० १२। २४, 2. लौटना 3. अधिग्रहण 
4. मैथनच्छा के लिए किसी स्त्री के पास पहुँचना । 

आगमसिन, आगामिन्‌ (वि०) [ आगम्‌+-णिनि, वा हृस्वः | 
. आने वाला, भावी 2. आसनन्‍न, पहुंचने वाला । 

आगस (नपुं०) [ इ+असुन्‌, आगादेश: ] . दोष, अप- 
राघ, उल्लंघन--सहिष्य॑ शतमागांसि सूनोस्त इति 
यकत्वया--शि० २। १०८ द्वौ-रिपुमम मतौ समागसौ 
--रघु० ११॥ ७४, कतागाः--मुद्र ० ३। ११ 2 
पाप । सम०--कुत (वि०) अपराध करने वाला 


अपराधी, जुमे करने वाला-अम्यणमागस्क्ृतमस्पृशड्धि: 


---रघ० २-३२ । 
आगस्तो [अगस्त्यस्य इयम, अणू--यलोप: | दक्षिण दिशा । 
आगस्त्य (वि०) [अगस्त्यस्येदम, यञ्य--यलोपः | दक्षिणी । 
क्षागाध (वि०) [ अगाघ एवं स्वार्थ अण'] बहुत गहरा, 
अथाह, (आलं० भी) 
आगासिक (वि०) (स्त्री०--की) | आग्राम--ठक | ! 
भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखने वाला --मतिरागा- 


मिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदशिनी---हैम ० 2. आसन्‍्न, 
आने वाला । 

आगामुक (वि०) [ आ-+-गम+ उकजझा ] . आने वाला 
2. पहुंचने वाला 3. भावी । 

आगारम्‌ [ आगम॒च्छति--ऋ -- अण्‌ ] घर, आवास । 
सम०--दाहुः घर को आग लगा देना,--दाहिन 
(धि०) घर फूंक व्यक्ति, गृहदाहक (बम आदि), 
5घध्मः किसी घर से निकलने वाला धआँ । 

आग्र्‌ (स्त्री०) [ आ+गुर्‌--किविप्‌ ] स्वीकृति, सहमति, 
प्रतिज्ञा 

आगु (गू) रणम्‌ [ आ+-गुर्‌+ल्युद्‌ ] गुप्त सुझाव । 

आगः (स्त्री०) सहमति, प्रतिज्ञा । 

आग्निक (वि०) (स्त्री० --की) [अग्नेरिंदं बा०--ठक] 

. अग्नि से संबंध रखने वाला, यज्ञाग्नि से संबद्ध । 

आग्नी क्रम [अग्तििन्ध अग्नीत्‌, तस्य शरणम, रण भत्वात्न 
जश्‌ >-तारा० | यज्ञाग्ति जलाने का स्थान, हवनकुंड 
--पश्रः यज्ञाग्नि जलाने वाला पुरोहित । 


आग्नेय (वि०) (स्त्री०--यी) . आग से संबंध रखने 
वाला, प्रचंड 2. अग्नि को अपित,--यः ॥. स्कंद या 
कालतिकेय की उपाधि 2. दक्षिण-पूर्वी (आग्नेय कोण) 
दिशा,--यम्‌ 4. कृत्तिका नक्षत्र 2. सोना 3. रुधिर 
4. घी 5. आग्नेयास्त्र । 

आग्रभोजनिक: [अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मे--ठक | भोज 
में स्वेप्रथणम या सबसे आगे आसन ग्रहण करने का 
अधिकारी ब्राह्मण । 

आग्रयण: [अभ्र अयनं शस्य।देयन कमंणा पृषो ० ह्ुस्व दीघ 

व्यत्ययः | अग्निष्टोम याग में सोम की प्रथम आहुति 

--णम्‌ वर्षा ऋतु के अन्त में नये अन्न तथा फलादिक 
से यकत हवि । 

आग्रहः [आ+ग्रह-+-अचू| . पकड़ना, ग्रहण करना 2. 
आक्रमण 3. दढ़ संकल्प, दढ़भक्ति, दृढ़ता--चले5पि 
काकस्य पदापंणाग्रह:--ने ०, कु० ५छ पर मल्लि०, 
4. कृपा, संरक्षण । 

आग्रहायण: [अग्रहायण-+-अण्‌] मार्गश्ीष का महीना, 
”णी . मार्गशीष मास की पूर्णिमा 2. मृगशिरस 
ताम का नक्षत्र-पुंज । 

आग्रहायण (णि) कः: [आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे 
--ठक्‌ | मार्सशीषं का महीता 

आग्रहारिक (वि०) (स्त्री०-की) अग्रहार (ब्राह्मणों को 
दान में दी जाने वाली भूमि) प्राप्त करने का अधि- 
कारी ब्राह्मण । 

आधघंटूना [आ-+घट्ट -+-णिच्‌+-युच्‌-+-ठाप] 4. हिलना- 
डुलना, काँपना, किसी से रगड़ना--रणड्विराघद्रतया 
तभस्वत:ः--शि० १।१० 2. घर ण, रगड़ । 

आध्ष:,-बंगम्‌ [आ-+घृष्‌+घज्म,, ल्युटू बा] मालिश 


(१४१ 


करना, रगड़, किसी से रगड़ता--गंडस्थलाधर्षगलन्म- 
दोदकद्रवद्रमस्कंध निलायिनोइलय: -शि० १२।६४ । 
आधघाटः [आ-+हन्‌+घ्ञ निपात:] हद, सीमा । 


आघात: [आ-+हन्‌+-घछ् ] . प्रहार करना, मारना, 2. 


चोट, प्रहार, घाव,--तीन्राघातप्रतिहततरुस्कन्घलग्न- 
कदन्त:--श ० १॥३३, अभ्यस्थन्ति तटाघातम--कु० 
२।५०, 3. बदकिस्मती, विपत्ति 4. कसाई-खाना 
“आघात नोयमानस्य---हि० ४॥६७ । 

आधार: [आ--घ्‌+-घजञा_] . छिड़काव 2. विशेषकर यज्ञ 
की अग्नि में घी डालना 3. घी । 

 आधघर्णनम्‌ [आ-+-घण-ल्यूट] 4. लोटता 2. उछालना, 
घमना, चक्कर खाना, तैरना । 

आधोषः [आ-+घृष्‌+घजञ्म ] ब॒लावा, आवाहन । 


आधघोषणम्‌-णा [आ-+घष्‌ --ल्‍्युट, स्त्रियां टाप | उद्धीषणा, 
ढिढो रा,---एवमाघोषणायां कृतायाम्‌ू-- पंच ० ५ । 

आपध्राणम [आ + प्रा-+-ल्यद | . सूंघना 2. संतोष, तृप्ति । 

आड्भरारम [अड्भाराणां समह:---अण्‌ | अंगारों का समूह । 

आजड़ििक (वि० ) (स्त्री०--की ) !. शारीरिक, कायिक 2. 
हाव-भाव से युक्त, शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त 
--अंड़िकोउडमिनय:, दे” अभिनय--कः तबलची या 
ढोलकिया । 

आडिरस: [अंगिरस-)-अण्‌ |] बहस्पति, अंगिरा को संतान 
(पुत्र) । 

आचक्षस (पं०) [ आ-+-चक्ष-+-उसि बा० | विद्वान्‌ पुरुष । 

आचम:ः [आ-+-चम--घजा_ | कुल्ला करना, आचमन करना 
(हथेली पर जल लेकर पीना) 

आचसनम [| आ--चम्‌-+ल्यूद ] कुल्ला करना, धामिक 
अन॒ष्ठानों से पूर्व तथा भोजन के पृव और पद्चात 
हथेली में जल लेकर घूंट-घूंट करके पीना --दद्यादा- 
चमन॑ ततः--याज्ञ० १।२४२ । 

आचमनकम [ स्वार्थ आधारे वा कन्‌ ] पीकदान । 

आचयः [ आ--चि-+-अच | . इकट्ठा करना, बीनना 2. 
समह । 

आचरणम | आ-+-चर्‌-+ल्यूट | 4. अभ्यास करना, अन 
करण करना, अनुष्ठान-धर्म , मंगल आदि 2. चाल- 
चलन, व्यवहा र,-अधी तिबोधाचरणप्रचा रणे:--ने ० १।४ 
उदाहरण (विप० उपदेश ) 3. प्रथा, परिपाटी 4. संस्था । 

आचान्त (वि) [ आ-+चम्‌-क्‍्त ] !. जिसन कुल्ला करके 
मंह शुद्ध कर लिया है, या जिसने आचमन कर लिया 
है 2. आचमन के योग्य । 

आचाम: | आ+ चम्‌-+ घझञ | 4..आचमन करना, कुल्ला 
करके मंह साफ करना 2. पानी या गम पानी क्रे झाग । 

आचार: | आ+चर+घकऊ | 7. आचरण, 
काम करने की रीति, चालचलन 2. प्रथा, रिवाज, 
प्रचलन - यस्मिन्देशे ये आचार: पारम्पयक्रमागत: 


आचायकम | आ-+-चर--वजा | . शिक्षण 


व्यवहार, 


) 


मनु० २।१८, 2. लोकाचार, प्रथा संबंधी कानून 
(विप० व्यवहार ) समास में प्रथम पद के रूप में यदि 
प्रयकत हो तो अर्थ होता हैं :--'प्रथासंबंधी , 'पूर्वेबर्त्‌' 
व्यवहार या प्रचछन के अनसार--दे० 'धम, लाज 
4. रूप, उपचार,--आचार इत्यवहितेन मया 
गृहीता-- श० ५।३, महावी० ३।२६, रिवाजी या रूढ़ 
उपचार--आचार प्रतिपद्यस्व--श ० ४ | सम०--दीप 
आरती उतारने का दीप,--धमग्रहणम सांस के द्वारा 
धर ग्रहण करने का संस्कार-विशेष जो कि यज्ञान॒ष्ठान 
के समय किया जाता हैं ; --रघु० ७२७, कु० ७।८२, 
+5पृत्त (वि०) शुद्धाचारी--रघृ० २।१३,---भेद 
आचरण संबंधी नियमों का अन्तर,--अश्रष्ट,---पतित 
(वि० ) स्वधर्म भ्रष्ट, जिसका आचा र--ध्यवहार विगड़ 
गया हो, या जो आचरण से पतित हो गया हो,--लाज 
(पं०, ब० व०) घान को खील जो. कि सम्मान 
प्रदर्शित करने के लिए किसी राजा या. प्रतिष्ठित 
महानभाव पर फंको जाती हं--रघ० २॥१०,--बेदी 
पुण्यभूमि आर्यावत । 


आचारिक (वि०) [ आचार-+-ठक्‌ ] प्रचछन या नियम के 


अनरूप, अधिकृत । 


आचायः | आ--चर्‌-+पण्यत्‌ | 4. सामान्यतः अध्यापक या 


गुरु 2. आध्यात्मिक गुरु (जो उपनयन कराता हँ तथा 
वेद की शिक्षा देता है )--उपनीय तु यः शिष्य॑ वेद- 
मध्यापयेद्द्वधिज:, सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते | 
-“-मनु० २।१४०, दे० “अध्यापक शब्द भी 3. विशिष्ट 
सिद्धान्त का प्रस्तोता 4. (जब व्यक्ति वाचक संज्ञाओं 
से पूर्व लगता हू) विद्वान, पंडित (अंग्रेजी के 'डाक्टर' 
शब्द का कुछ समानाथक),--#रय गुरु (स्त्री) 

आध्यात्मिक गुरुआती । सम०-- उपासनम्‌ धामिक गरु 
की सेवा करना,-समिश्र (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मा- 
ननीय । 

अध्यापन 
(पाठादिक का) पढ़ाना-लद्धास्त्रीणां पुनश्चक्र विला- 
पाचायक शरे:---रघ० १२।७८,--आचार्यकं विजयि 
मान्मथमाविरासोत्‌ू--मा० १।२६, 2. आध्यात्मिक 
गुरु की कुशलता । 


आचार्यानी [ आचाय-|-डझप्‌-- आनक |] आचार्य या धम्मं 
गुरु की पत्नी, शत्रमलमनत्खाय न पुनद्रष्टमत्सहं, व्यंबर्क 
देवमाचायमाचार्यानीं च॒ पावतीम - महावी० ३।६ । 

आचित (भू० क० कृ०) [ आ-+चि--क्‍्त | . पण, भरा 
हुआ, ढका हुआ--कचाचितौ विष्वगिवागजों गजौ 
--+कि० .१।३६, आचितनक्षत्रा द्यौ:--आदि 2. बँधा 
हुआ, गुथा हुआ, बना हुआ---अर्धघाचिता सत्वरमत्थि- 
तायाः:---रघु० ७।१०, कु० ७॥६१, 3. एकत्रित, संचित 
ढंर किया हुआ,--तः ॥' गाड़ी भर बोझ 2. (नपुं० 


( एंड२ ) 


भी) दस भार या गाड़ी भर की तोल (८०,००० 
तोला ) 

आचषणम [| आ--चष्‌-+-ल्यट ] . चसना, चूस लेना 2 

. चूस कर बाहर निकाल देना 
लगाना । 

आच्छादः [| आ-+-छद्‌ + णिच --घञ्ण | कपड़ा, पहनने का 

. बस्त्र। 

आच्छादनम [आ+छद॒--णिच्‌ --ल्यट |!. ढकना, छिपाना 
2.ढठवकन, म्यान 3. कपड़ा, वस्त्र --भूषणाच्छादनादन 
>-याज्ञ ० १।८२, 4. छाजन । 

आच्छुरित (वै०) | आ+छुर्‌+क्त | . मिश्चित, 
मिलाया हुआ 2. खुरचा हुआ, खुजलाया हुआ,---तम्‌ 
4. नखों को आपस में एक दूसरेसे रगड़ कर एक प्रकार 
का शब्द पंदा करना, नखवाद्य 2. ठहाका मार कर 
हंसना, अट्ृहास । 

' आच्छरितकम्‌ | आच्छरित--कन्‌ ] . नाखून की खरोच 

अद्वहास । 

आच्छद: --दनम्‌ [आ-छिद्‌--घजञा -+ल्युट्‌ वा| . काट 
देना, अपच्छेदन 2. जरा सा काटना । 

आच्छोटनम | आ--स्फुट -- ल्युटू---पृषी ० | 
चटकाना । 

आच्छोदनम्‌ [| आ--छिद्‌-- ल्युट पृषी० इत ओत्‌ | शिकार 
करना, पीछा करना । 

आजकम्‌ [ अजानां समूह: -- 
का झुंड । 

आजगवम | अजगव--अण्‌ | शिव का घनुष । 

आजननम | आ--जंन्‌-+-ल्युट ] ऊंचे कुल में जन्म होना 
प्रसिद्ध या विख्यात कुल । 

आजान: [आ--जन्‌ +घजञ्ा | जन्म, कुल,-नम्‌ जन्मस्थान । 

आजानेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ आज विक्षेपेषपि आनंय 
अश्ववाहों यथास्थानमस्य--ब० स॒० | . अच्छी नस्ल 

का (जैसे घोड़ा) 2. निर्भय, निरशंक,--यः अच्छी 

नस्ल का घोड़ा--शक्तिभिभिन्‍न्नहृदया: स्खलन्तो$5पि पदे 


अंगुलियाँ 


अज-+-वज्ण | रेवड़, बकरों 


पदे, आजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्मृता: 
>-शब्दक ० । 
आजिः | अजत्त्यस्याम, अजू-+-इण्‌ | 4. युद्ध, लड़ाई 


संघर्ष - ते तु यावन्‍्त एवाजौ तावान्‌ स ददुशे परैः-रघु ० 
१२।४५, 2. कुश्ती या दौड़ की प्रतियोगिता 3. रण- 
क्षेत्र--शस्त्राण्पयाजा नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोत्र 
+-विक्रम० ३।९ । 

आजीव:,--वनम्‌ [ आ+जीव+घतल्ण , ल्युट्‌ वा ] ॥. 
जीविका, जीवननिवाह का साधन, भरण--भ वत्या- 
जीवन तस्मात्‌--पंच ० १।४८,तु० रूपाजीव, अजाजीव 
शस्त्राजीव आदि शब्दों की 2. पेशा, वरत्ति,--वः जन- 
भिक्षक । 


(आय० में) सिगी 


आजीविका [ आ-+-जीव्‌--अ--कन्‌ -+ टापू, अत इत्वम्‌ | 
 पेशा, जीवन निर्वाह का साधन, वत्ति । 

आजर--आज (स्त्री०) [आ--ज्वर्‌--क्विपू, आ-+- जूर्न 
क्विप्‌ च। . बेगा र, बिना पारिश्रमिक प्राप्त किये काम 
करना 2. बंगार में काम करने वाला 3. नरक वास । 

आज्ञप्ति: (स्त्री०) [ आ--ज्ञा--णिच्‌ --क्तिनू, पुकागम:, 
ह्ृस्वश्च | आदेश, हुकुम, आज्ञा । 

आज्ञा [ आ-+जज्ञा+-अछझू-+-टाप्‌ ]. आदेश, हुकुम--तथंति 
शेषामिव भर्तराज्ञाम--कु० ३।२२ 2. अनुज्ञा, अनुमति । 
सम०--अनुग,--अनुगामसिन,--अनुयायिन , --- अनुर्वा त न 
>-अनसारिनू,---संपादक,---वह (वि०) आज्ञाकारी 
आज्ञानवर्ती,--कर,--कारिन (वि०) आज्ञा मानन 
बाला, अदिकश्ष का पालन करने वाला, आज्ञाकारी 
(--र:) सेवक, -- करणम्‌,--पाछूनम्‌ आज्ञा मानना, 
आदेश का पालन करना,--पत्रम्‌ हुक्‍्मनामा, लिखित 
आदेश, --प्रतिघात:,--भंगः आज्ञा न मानना, आज्ञा के 
विरुद्ध काय. करना--नाज्ञाभड्ठढ सहन्ते. नृवर नृपत- 
यस्त्वाद्शा: सावभोमा:--मुद्रा ० ३॥२२ । 

आज्ञापनम | आ--ज्ञा+णिच्‌--ल्युट्‌, पुकागमः ] 7. आदेश 
देना, हुक्म देना 2. जतलाना । 


आज्यम [ आज्यते--आ--अज्ज्‌-+-क्यप्‌ | . पिघलाया 
हुआ घी,--मन्त्रोहमहमेवाज्यम्‌ू--श० १ (यह बहुधा 
'घत' से भिन्‍न समझा जाता हे--स्पिविलीनमाज्य 
स्याद घनीभतं घतं भवेत्‌) । सम० --पात्रम--स्थाली 
पिघले हुए घी को रखने का बतेन,--भुज्‌ (पु०) ॥. 
अग्नि का विशेषण 2. देवता । 

आडचनम [आ--अज्व्‌+-ल्यूट ] सींग, तीर या किसी एसे 
ही और शस्त्र को थोड़ा खींच कर शरीर से बाहर 
निकालना । 

आञउूछ (भ्वा० पर०)[आडञ्छति, आड्छित |. लबा करना, 
विस्तार करना, 2. विनियमित करना, (हड्डी या 
टांग आदि को) ठोक बंठाना ! 


आञउञ्छनम्‌ [ आञछ--ल्‍ल्यट | (हड्डी या टांग का) ठीक 
बंठाना । 

आञ5जनम [| अञठ्जनस्येदम--अण |!. मरहम, विशेषत: आंखों 
के लिए 2. चर्बी,-नः मारुति या हनमान,--दाश रथि- 
बल रिवाऊजननीलनलऊपरिंगतप्रान्तैी:---का ० ५८ । 


आजञ्जनी [ अज्जनस्येदम्‌ - अण्‌, स्त्रियां कीप्‌ | आंखों में 


डालने का मरहम या अंजन । सम०--कारो लेप या 
उबटन आदि तैयार करन वाली स्त्री । 
आजञ्जनेय: | अंजना+ढक | हनुमान । रा 
आटबिक:ः [ अटव्यां चरति भवो वा--ठक्‌ | !. वनवासी 
जंगल में रहने वाला पुरुष 2. मा्गदशंक, अगुआ । 
आटि: [ आ--अट--इण्‌ | 4. एक प्रकार का पक्षी 
(दरारि ) 


( 


आटोकनम्‌ [ आटीक्‌--ल्यट । बछड़े की उछल-कद । 

आटोकरः | आटी--क--अप | साँड । 

आटोपः [ आ+-तुप-+घज्ण पृषो० टत्वम ] 4. घमंड 
स्वाभिमान, हेकड़ी, साटोपम--घमंड के साथ, राज- 
कोय या शाही ढंग से (रंगमंच के निदंश के रूप में 
प्रायः प्रयुक्त) 2. सूजन, फंलाव, विस्तार, फूलाना 
लो ०--फटाटोपो भयद्भूर:--शि० ३॥७४ | 

आडम्बरः | आ-+-डम्ब्‌+-अरन्‌ |] 4. घमंड, हेकड़ी 2. 
दिखावा, संपत्ति, वाहरी ठाठ-बाट--विरचितना रसिह- 
रूपाडम्बरम-का ० ५, निगुण: शोभते नव विपुलाडम्बरो 
इपि ना--भामि० १।११५, 3. आक्रमण के संकेतस्वरूप 
बिगुल का बजना 4. आरंभ 5. प्रचण्डता, रोष, आवेश 
6. हष, प्रसन्‍नता 7. बादलों की गरज, हाथियों 
की चिंघाड़ 8. युद्धभेरी 9. युद्ध का कोलाहल या 
शोर-गंल । 

आडम्बरिन (वि०) | आडम्बर--इनि | हेकड़, घमंडी । 


आढकः--कम्‌ [आर-+छढोक्‌+-घजा , पृषो ०] अनाज की 
माप, चौथाई द्रोण --अष्टमुष्टिभवेत्‌ क्रुंचि: कुंचयोडष्टौ 
तु पुष्ककम, पुष्ककानि घ॒ चत्वारि आढक: परि- 
कोतित: । क्‍ 

आढ्य (वि०) [आ-+ध्ये-+ क, पृषो ०-तारा ० | 7. घनी, 
घनवान्‌--आढयो$भिजनवानस्मि कोथन्यो$स्ति सदशो 
मया---भग ० १६।१५, पंच ५१८, 2. (क) सम्पन्न, 
समृद्ध, सम्पन्नतायुक्त, (करण० या समास के अंतिम 
पद के रूप में)--सत्य” पंच ३।९, विल्कुल सच्चा 
“-वेंशसंपलल्‍लावण्याद्याय---दश ० १८ (ख) मिश्रित 
सिड्चित, गन्धाढय:, स्रज उत्तमगन्धाढ्या:--महा ० 3 
प्रचुर, पर्याप्त । सम० -- चर (वि० ) [स्त्री ०--री | 
जो कभी एऐंश्वयंशाली रहा हो। . 

आद्यड्ूरण (वि० ) [स्त्री ०---णी | समद्ध करना,--णम्‌ 
समद्ध करने का साधन, धन । 

आढ्यम्भविष्णु,---भावक (वि०) [आढ्यं--भ्‌ू+-इष्णच 
उकज्न्‌ वा] धन सपन्न या प्रतिष्ठित होने वाला । 

आणक (वि०) [अणक--अण्‌ | नीच, ओछा, अधम--कम 
विशेष आसन में होकर मंथन करना, रतिबंध---आणकं 
सुरत ताम दम्पत्यो: पाश्व॑संस्थयो: । 

आणव (वि०) (स्त्री०--बी) [अणु+अण्‌| अत्यन्त 
छोटा,--बम्‌ अत्यंत छोटापन या सृक्ष्मता । 

आणिः (पुं० स्त्री०) [अण्‌-+-इण्‌] 4> गाड़ी के घ्रे की 
कोल, अक्षकोल 2. घटने के ऊपर का भाग 3. हृद 
सीमा 4. तलवार की धार । 

आण्ड (वि०) [अण्ड भव:--अण्‌ | अंडे से पंदा होने वाला 
(जसे कि पक्षी ),--डः हिरण्यगर्भ या बह्या की उपाधि 
“-डुसम . अंडों का ढर, पश-पक्षियों का समह, पक्षि- 
शावक 2. अंडकोष, फोता 


१४३ ) 


आण्डीर (वि०) [आण्डमस्ति अस्य--ईरच्‌ ] 4. बहुत अंडे 
रखने बाला, 2. वयस्क, पूर्णवयस्क (जैसे कि सांड) । 

आतड्डः [आर्+ तड्ूभू +घज्म , कुत्वम॒ |. . रोग, शरीर की 
बीमारी-- दीघतीब्रामयग्रस्त॑ ब्राह्मण गामथापि वा 
दृष्ट्वा पथि निरातडू कृत्वा वा ब्रह्महा शुचि:--याज्ञ ० 
३।२४५ 2. पीड़ा, आधि, व्यंथा, वेदना-किद्नि- 
मित्तोध्यमात द्ुः--श ० ३, आतड्डूस्फुरितकठो रगर्भ- 
गुर्वी--उत्तर० १।४९, विक्रम० ३।३, डर, आशंका 
- पुरुषायुषजीविन्यो निरातड्भूा निरीतयः--रघ ० 
१।६३, भीति, त्रास 4. ढोल या तबले की आवाज । 

आतञ्चनम्‌ [आ--तञ्च्‌-- ल्यूट ] 4. जमाना, गाढ़ा करना, 
2. जमा हुआ दूध 3. एक प्रकार की छाछ 4. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना 5. भय, संकट 6. गति, वेग । 

आतत (वि०) [आ+तन्‌ -+-क्त | 4. फैलाया हुआ, विस्ता- 
रित 2. ताना हुआ (जैसे कि घनुष की डोरी) 


आतताबिम्‌ (थि० या-संज्ञा) [आततेन विस्तीर्णन शस्त्रा- 
दिना अयित॑ शीलूमस्य--तारा०| 4. किसी का वध 
करने के लिए प्रयत्नशील, साहसौ---गरु वा बालवद्धौ 
वा ब्राह्मणं वा बहुश्नुतं, आततायिनमायान्‍न्तं हन्यादेवा- 
वित्चारयन । मन ० ८।३५०-१, भग० १।३६, 
जघन्य पाप करने वाला जेसे कि चोर, अपहरणकर्ता 
हत्यारा, आग लगाने वाला महापातकी आदि-अग्निदो 
गरदइचंव शस्त्रोन्मत्तो धनापह:, क्षेत्रदारहरइच॑तान 
पड़ विद्यादाततायिन:--शक्र ० | 

आतपः [आ-+तप्‌+घज्ज्‌ | . गर्मी ( सूये, अग्नि आदिकी ) 
घप,---आतपाथो ज्जम्ितं धान्यं--महा ०, धप में डाला 
हुआ; प्रचंड -ऋतु ० १।११ 2. प्रकाश । सम ०-अत्यय 
सू् को गर्मी (धूप) का गुजरना, या बीत जाना, सूर्यास्त 
--आतपात्ययसंक्षिप्ततीवा रासु-रघ्‌ु ० १।५२,-अभाव: 
छाया,--- उदकस्‌ मरीचिका,--जअम्‌ ,--त्रकम छाता 
--तमातपक्लान्तमनात पत्र ---रघ्‌० २।१३, ४७, पद्म 
४५ राज्य स्वहस्तघतदण्डमिवातपत्रम--श ० ५।६, 
-““लड्डनम्‌ गर्मी या ध्रूप में रहना, लू लग जाना 
“आतपलद्धनाह्वलवदस्वस्थशरी रा. शकुन्तला---शै ० 
३, वारणम्‌ छाता छतरी--नपतिककुदं दत्वा यने 
सितातपवारणम्‌ू-रघु० ३७०, ९।१५,---शुष्क (वि० ) 
घप में सुखाया हुआ । 

आतपनः [आ-+तप्‌+णिच्‌-+ल्यट | शिव । 

आत (ता) रः [आतरति अनेन आ-+-तृ+-अप, घज्म वा] 
दरिया की उतराई, मार्गव्यय, भाड़ा । 

आतपणम्‌ [आ-+॑-तृप्‌+ल्युट] 4. सन्‍्तोष 2: प्रसन्न करना, 
सन्तुष्ट करना, 3. दीवार या फर्श पर सफेदी करना 
( उत्सव आदि के अवसर पर) । 

आतापि (थि) न्‌ [आ-+-तप्‌ (ताय )-णिनि] एक पक्षी 
चील । 


( 


आतिथेय (वि०) [स्त्री०--यो] [अतिथिषु साधु:--ढव्य_ 


अतिथये इदं ढक वा] 4. अतिथियों की सेवा करने | 


वाला, अतिथियों के उपयुक्त--प्रत्यज्जगामातिथिमा- 
तिथेय: रघु० ५१२, १२२५, तमातियेयी बहुमान- 
पृवया--कु० ५॥३ १, 2. अतिथि के उचित या उपयक्त 
- आतिथेय: सत्कार: श० १,--पम॒ अतिथि-सत्कार 
---आतिथयमनिवारितातिथि:---शि ० १४।३८, सज्जा- 
तिथंया वयं-मा० २॥५०,-यी सत्कार, मेहमान नवाज़ी 
>>भामि० १।८५ । 

आतिथ्य (वि०) [अतिथि+ष्यञ | सत्कारशील, अतिथि 
के लिए उपयुक्त--थ्यः अतिथि,--थ्यम्‌ संत्कारपूर्वक 
स्वागत, अतिथि-सनन्‍्का र--तथातिथ्यक्रियाश्ाांत रथ- 
क्षोभपरिश्रमम्‌ - रघु० १।५८ । 

आतिदेशिक (थवि०) (स्त्री०--की) 
(व्या० में) अतिदेश से सम्बद्ध-तु ०। 

आतिरे (रे) क्‍्यम्‌ [अतिरेक --ष्यञ्य पक्षे उभयपद वद्धि:] 
फालतूपन, अधिकता, बहुतायत । 

आतिदयय्यम्‌ [अतिशय-+ष्यव्न_] अधिकता, बहुतायत, बहत्‌ 
परिमाण । 

आतुः [अत्‌+-उण | लट॒ठों का बना बेड़ा, घन्नई (घड़ों को 
बाँध कर बनाई गई नौका) । 

आतुर (धि०) [ईषदर्थ आ--अत्‌+-उरच्‌] . चोटिल, 
घायल 2. (रोग से) ग्रस्त, प्रभावित, पीड़ित--राव- 
णावरजा तत्र राधव॑ मदनातुरा--रघ्‌० १२॥३२: 
काम, भय” आदि 3. रुग्ण (मन या दरोीर से), 
आकाशशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुरा: मनु ० ४। १८३, 
4. उत्सुक, उतावला 5. दुर्बल, कमजोर--रः रोगी । 
सम०--शाला हस्पताल । 

आतोद्यम,--द्यकस्‌ [आ--तुद्‌--ण्यत्‌, स्वार्थ कन्‌ च| एक 
प्रकार का वाद्ययंत्र--आतोद्यवविन्यासादिका विधयः: 
>-वेणी० १ स्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम्‌ू--रघु ० ८। 
३४, १५१८८, उत्तर० ७। 

आत्त (भू० क० क़ृ०) [आ+दा-क्‍्त| . लिया हुआ, 
प्राप्त किया हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया हुआ-- 
एवमातरति:- रघृु० ११।॥५७, मालबि० ५॥१, 2. 
अंगीकार किया हुआ, उत्तरदायित्व लिया हुआ 3. 
आकृष्ट 4. खींचा हुआ, निस्सारित-गामात्तसारां 
रघ्रष्यवेक्ष्ष--रघुण ५॥२६ इसी प्रकार आत्तबलं 
११।७६, ले जाया गया। सम०-गन्ध (वि०) 
जिसका घमंड निकाल दिया गया ही, आक़ान्त, परा- 
जित--केनात्त गन्धो माणवक:--शं ० ६ 2. संघा हुआ 
(जैसे कि फल)--आत्तगन्धमवधूय शरत्रुभिः--शि० 
१४॥८४ (यहाँ आग नं० | में बताये अथ्थ भी 
रखता हे),--गर्ब (वि०) अवमानित, तिरस्कृत, अना- 
दुत,--दण्ड (वि०) राजकीय दण्ड को धारण करने 


[अतिदेश-+-ठक ] 


(४४ 9) 


वाला,--मनस्क (वि०) जिसका मन (हष आदि के 
कारण ) स्थानान्तरिंत हो गया हो । 

आत्मक (वि०) [आत्मन्‌-+कन्‌ ] (समास के अन्त में) से 
बना हुआ, से रचा हुआ, स्वभाव का, लक्षण का, पंच 
पाँच तहों वाला, संशय - संदिग्ध स्वभाव का, इसी 
प्रकार दुःख , दहन । 


आत्मकीय, आत्मीय (थि०) [आत्मक (न)+-छ | अपनों से 
सम्बन्ध रखने वाला, अपना--सर्वे: कान्‍्तमात्मीय॑ 
पश्यति--श० २, स्वामिनमात्मीयं करिष्यामि--हि० 
२, जीत लेता,--प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शे:---रघु ० 
७६८, कु० २।१९, बन्ध॒, सम्बन्धी, बान्धव । 

आत्मन्‌ (पुृं०) [अत्‌-+- मनिण्‌] 4. आत्मा, जीव--किमात्मना 
योन जितेन्द्रियों भवेत-हि ० १, आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीर रथमेव तु--कठ० ३॥३, 2. स्व, आत्म--इस 
अथ्थ में प्रायः यह शब्द तीनों पुरुषों में तथा पुंह्लिग के 
एक वचन में प्रयक्त होता है चाहे उस संज्ञा शब्द का 
लिंग, वचन कुछ ही हो जिसका यह उल्लेख करता है 
>-आश्रमदशनेन आत्मानं पुनीमह--श० १, गए्त॑ 
दद्शुरात्मान सर्वो: स्वप्नेषु वामने:--रघु० १०६०, 
देवी '*'' प्राप्तप्रसवमात्मानं गल्भादेव्यां विमुञ्चति 
--उत्तर० ७।२, गोपायन्ति कुरूस्त्रिय आत्मानमात्मना 
--महा ०, 3. परमात्मा, ब्रह्म--तस्माद्वा एतस्मादा- 
त्मनः आकाश: संभूत:--उप ०, उत्तर० ११, 4. सार, 
प्रकृति दे” आत्मक' ऊपर 5. चरित्र, विशेषता 0. 
नंसगिक प्रकृति या स्वभाव 7. व्यक्ति या समस्त 
शरीर--स्थित: सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रान्त्वा मेहरिवात्मना 
- रघु० १।१४, मनु० १२१२, 8. मन, बुद्धि --मंदा- 
त्मन, महात्मन आदि 9. समझ- तु० आत्मसम्पन्न, 
आत्मवत्‌ आदि 40. विचारणशक्ति, विचार और तकं- 
शक्ति 4. सप्राणता, जीवट, साहस 2. रूप, प्रतिमा 
3. पुत्र--आत्मा वे पृत्रनामासि 4. देखभाल, प्रयत्न 
5. सूर्य 6. अग्नि 77. वायु--से बना या से युक्त 
अथ्थ को प्रकट करने के लिए आत्मन्‌' शब्द समास के 
अन्त में प्रयकत होता हं--दे० आत्मक। सम» 
अधीन (वि०) अपने ऊपर आश्रित, स्वाश्रित, 
मिराश्चित (-नः) . पुत्र 2. साला, पत्नी का भाई 3. 
मसखरा या विवदृषक (नाटच साहित्य में ),--अनुगम- 
नम व्यक्तिगत सेवा,--अपहारः--अपने आप को 
छिपाना--कथं वा आत्मापहारं करोमि>-श० ै, 
--अपहारकः छठ्मवेषी, कपदी,-- आराम (वि०) ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशोल (जैसे कि कोई योगी), 
आत्मज्ञान का अन्वेषक--आत्मारामा विहितरतयों 
निविकल्पे समाघौ--वेणी० १।२३, 2. अपने आप में 
प्रसन्न,--आशिन्‌ (पुं०) मछली (ऐसा समझा जाता 
हैं कि मछली अपने बच्चों को या अपनी जाति के 


( १४५ 


सबसे कमजोर जीवों को खाकर पलती है) तु ०-मत्स्या 
इव जना नित्य॑ भक्षयन्ति परस्परम-रामां ०,--आश्रय: 
अपने ऊपर निर्भर करना,--ईदवर (वि०) आत्मसा- 
त्कृत, अपना स्वामी आप--आत्मेश्वराणां न हि जातु 
विघष्ना: समाधिभेदप्रभवों भवन्ति---कु० ३।४०, 
“जझ्गूबः . पुत्र 2. कामदेव (-बा) पुत्री,--उप- 
जीविन्‌ (पुं०) 4. जो अपने परिश्रम पर निर्भर करता 
है, श्रमिक 2. मजदूर 3. जो अपनी पत्नी के ऊपर 
आश्रित रहता है (मन्‌० ८।३६२ पर कुल्लक), 4. 
पात्र, सावेजनिक अभिनेता,--काम (वि०) 4. अपने 
आप को प्रेम करने वाला, अभिमान से युक्त, घमंडी 
2. ब्रह्म या परमात्मा को प्रेम करने वाला,--गत 
(वि०) मन में उपजा हुआ,--- तो मनोरथ:--श० १, 
(-तम्‌ ) [अव्य०] एंक ओर, जो मन में कहा हुआ 
समझा जाय (विप० प्रकाशम्‌--जोर से) (यह बहुधा 
रंगमंच के निर्देश के रूप में नाटकों में प्रयुक्त होता है) 
“यह 'स्वगत का ही पर्याय हैँ जिसकी परिभाषा यह 
हैँ:--अश्वाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌--सा० 


द० ६,-गुप्तिः (स्त्री०) ग्फा, किसी जानवर के 


छिपने का स्थान,--प्राहिन्‌ (वि०) स्वार्थी, छालूची, 
“घातः 4. आत्महत्या, 2. नास्तिकता,-- घातक:, 
“घातिन्‌ (पुं०) 4. आत्महत्यारा अपने आप को 
स्वयं मारनवाला,--व्यापादयेत्‌ वथात्मानं स्वयं यो5- 
ग्युदकादिभिः, अवधेनेव मार्गेण आत्मघाती स 
उच्यते॥ 2. नास्तिक,--घोषः . मुर्गा 2. कौवा 
जः--जन्मत्‌_(पुं० ),--जातः,---प्रभवः,--सम्भव: 
. पुत्र--तमात्मजन्मानमजं चकार-रघु० ५।३६, 
तस्यामात्मानुरूपायामा त्मजन्मसमुत्सुक:-रघु ० १३३, 
मा० १, कु० ६।२८, 2. कामदेव,--जा ॥. 
पुत्री--वंद्य युगं चरणयोज॑नकात्मजाया:---रघु० १३। 
७८, तु० नगात्मजा आदि 2. तकंशक्ति, समझ,---जयः 
अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, आत्मत्याग, आत्मो- 
त्सग,--ज्ञः--विद्‌ (पुं०)) ऋषि, जो अपने आप को 
जानता हूँ, - ज्ञानम्‌ . आत्मा या परमात्मा की जान- 
कारी, 2. अध्यात्म ज्ञान,--तत्त्वम्‌ आत्मा या परमात्मा 
को वास्तविक प्रकृति,-त्यागः 4. स्वार्थत्याग 2. दूसरे के 
भले के लिए अपनी हानि करना, आत्महत्या,--त्यागिन 
(पुं०) 4. आत्महत्या करने वाल्ा--आत्म त्यागिन्यों 
नाशोचोदकभाजना:--याज्ञ ७ ३।६, 2. नास्तिक 
-जाणस्‌ 4. आत्मरक्षा 2. शरीर-रक्षक,--दर्शः 
आईना--प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः---रघू० ७।६९, 
“देशनम 4. अपने आपको देखना 2. आध्यात्मिक 
ज्ञान,--ह्रोहिन्‌ (वि०) . अपने आपको पीडित करने 
वाला 2. आत्महत्या करने वाला--नित्य (वि०) 
लगातार हृदय में होने वाला, अपने आपको अति प्रिय, 


१९ 


) 


“ए॒निन्‍न्दा अपनी निदा,--निवेदनम्‌ अपने आपको 
प्रस्तुत करना (जैसे किसी प्राणी का किसी देवता 
के प्रति बलिदान)--निष्ठ (वि०) आत्मज्ञान का 
अनवरत अन्वेषक,--प्रभ (वि०) स्वयं प्रकाशवान्‌ 
“प्रभवः-> जः,--प्रशंसा अपने मुंह मियाँ मिट॒ठ 
बनना,---बन्धुः,--बान्धवः अपना निजी संबंधी-आत्म- 
मातुः स्वसु: पुत्रा आत्मपितु: स्वसु: सुताः, आत्ममातुल- 
पुत्राइच विज्ञया ह्यात्मबान्धवा:-शब्दक ०। अर्थात्‌ मौसी 
का पुत्र, भुवा का पुत्र, और मामा का पुत्र,--बोधः 
. आध्यात्मिक ज्ञान 2. आत्मा का ज्ञान,--भः, 
“योनिः 4. ब्रह्मा,---वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससर्ज गिर- 
मात्मभू:--कु० २।५३, 2. विष्ण 3. शिव--श० ७। 
२५ 4. कामदेव, प्रेम का देवता 5. पुत्र (स्त्री०-भूः) 
, पुत्री 2. ब॒द्धिवभव, समझ,--मात्रा परमात्मा का 
अंश,---सानिन्‌ (वि०) . स्वाभिमानी, आदरणीय 
2. घमंडी,---याजिनू (वि०) अपने लिए यज्ञ करने 
वाला, (पुं०) विद्वान्‌ पुरुष जो शाइवत आनन्द प्राप्त 
क्रन के लिए अपने तथा दूसरे व्यक्तियों की आत्मा 
का अध्ययन करता है, जो सब प्राणियों को अपने 
समान समझता हँ--सवभूतेषु चात्मानं सर्वभतानि 
चात्मनि, सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति 
“णमनु० १२९१,--योनि:८- भू (पुं०), कु० ३।७० 
“ए रक्षा अपना बचाव,--लाभः जन्म, उत्पत्ति, मूल 
- ये रात्मलाभस्त्वया लब्धः--मुद्रा ०३४१,५।२३, कि० 
२।२३ १७।१९,--वंचक (वि०) अपने आपको धोखा 
देने वाला,--बंचना आत्म-भ्रम, अपने को धोखा देना, 
“जधः,--वध्या,---हत्या अपनी ह॒त्या स्वयं करना, 
“जवश (वि०) अपनी इच्छा पर आश्रित रहने वाला 
(-“2ः) . आत्मनियन्त्रण, आत्म-प्रशासन 2. अपना 
नियन्त्रण, अधीनता, 'श॑ नी, वबश्ीक अधीन करना, 
विजय प्राप्त करना,-वहश्य (वि० )अपने ऊपर नियन्त्रण 
रखने वाला, आत्मसंयमी, अपने मन व इन्द्रियों को वश 
में रखने वाला,--विद्‌ (पुं०) बद्धिमान्‌ पुरुष, ऋषि, 
जंसा कि 'तरति शोकमार्त्मवित्‌' में,--बिद्या आत्मा 
का ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान,---वीरः ., पुत्र 2. पत्नी का 
भाई 3. विदृषक (नाठकों में ),--बृत्ति (वि०) आत्मा 
में रहने वाला (त्तिः--स्त्री०) 4. हृदय की अवस्था, 
अपने से संबंध रखने वाली चेष्टाएँ, अपनी निजी 
अवस्था या परिस्थिति--विस्माययन्‌ विस्मित- 
मात्मवृत्ती--रघु० २।३३,--शक्ति: (स्त्री०) अपनी 
निजी सामथ्य या योग्यता, अरन्तहित शक्ति या बल 
“दवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या--पंच ० १।३६१, 
अपनी शक्ति के अनुसार,--इलाघा,--स्तुतिः (स्त्री०) 
अपनी प्रशंसा स्वयं करना, शखी बघारना, डींग 
मारता,---संयम्तः अपनी इन्द्रियों पर काबू रखना, 


ट्ट 


+ हाई | 


संभवः--समु ड्वः . पुत्र--चकार नाम्ना रघ- 
मात्मसभवम्‌--रघु ० ३।२१, ११॥५७, १७।८ 2. प्रेम 
का देवता, कामदेव 3. ब्रह्मा की उपाधि, शिव, विष्णु 
(“-वा ) |. पुत्री 2. समझ,-संपन्न (वि०) 4. स्वस्थ- 
चित्त, 2. बुद्धिमान, प्रतिभाशाली,--हन्‌-- घातिन्‌, 
--हननम्‌,-हत्या आत्मघात,--हित (वि०) अपने 
लिए हितकर, (-तम्‌ ) अपना निजी भला या कल्याण । 

आत्मना (अव्य० ) [ आत्मन्‌ का करण० ए० व० ) आत्म- 
वाची कतकारक के रूप म॑ प्रयकत किया जाता हें-- 
अथ चास्तमिता त्वमात्मना--रघु ० ८।५१, तुम स्वयम्‌ 
यह प्रायः क्रमिक संख्यायूचक शब्दों के साथ जोड़ा 
जाता हँ---उदा ०-- द्वितीय: आप सहित दूसरा अर्थात्‌ 
वह तथा स्वयं । 


आत्समनोन (वि०) [आत्मन्‌-+-ख | . अपने से संबंध रखन 

वाला, अपना निजी,--कस्येंष आत्मंतोन:--मालवि ० 
४, 2. अपने लिए हितक र---आत्मनीनमपतिष्ठते-कि ० 
१३।६९,--नः . पुत्र 2. पत्नी का भाई 3. विदूषक 
(नाटकों म ) 

आत्मने पदम्‌ [ आत्म आत्मार्थ-फलबोधनाय पदम---अलक 
स० | . आत्मवाची क्ियापद, दो प्रकार के क्रियापदों 
(परस्मपद तथा आत्मनंपद) में से एक जिनमे कि संस्कृत 
भाषा की धातु-रूपावली पाई जाती है, 2. आत्मनेपद 
के प्रत्यय । 

आत्मम्भरि (वि०) [ आत्मानं विभति इति--आत्मन --भ 
+खि, मुम्‌ च |] स्वार्थी, लालची, ( जो केवल अपनी 
ही उदरपृति करता हैं )--आत्मम्भरिस्त्वं पिशितैन- 
राणाम्‌--भट्टि ० २।३३, हि० ३।१२१ । 

आत्मवत्‌ (वि०) [ आत्मन्‌+ मतृपू---मस्य व: ] 4. स्वस्थ- 
चित्त, 2. शान्त, दूरदर्शी, बृद्धिमान्‌ू--किमिवावसाद- 
करमात्मवताम्‌ू--क्रि० ६।१९ । 


आत्मवत्ता | आत्मकत्‌-- तरू--टापू ] स्वस्थ चित्तता, स्वनि- 
यंत्रण, बुद्धिमत्ता--प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया--रघु० 
८|।१०, ८४ । 

आत्मसात्‌ (अव्य०) [ आत्मन्‌--साति | अपन अधिकार 
में, अपना तिजी, (प्राय: 'कृू और “भू के साथ]-दुरिते- 
रपि कर्तमात्मसात' - रघु० ८।२ । 

आत्पंतिक (वि०) (स्त्री०--को ) [ अत्यन्त+ठला ] 7 
सतत, अनवरत, अनन्त, स्थायी, नित्यस्थायी--स 
आत्यन्तिको भविष्यति--मद्रा ०४, विष्णगप्तहतकस्या- 
त्यक्तिकश्रेयसे---२। १५, भग० ६।२१, 2. अत्यधिक 
प्रचुर, सर्वाधिक 3. सर्वोच्च, पूर्ण-आत्यन्तिकी स्वत्व- 
निवत्ति:--मिता ० । 

आत्ययिक (वि०) | स्त्री०--की | [ अत्यय-+ठक ] 
नाशकारी, सर्वनाशकर 2. पीडाकर, अमंगलकर, अशभ- 
सूचक 3. अत्यावश्यक, अपरिहाय, आपाती । 


आत्रेय (वि०) (स्त्री०--थी)[ अत्रि--ढक | अत्रि से संबंध 
रखने वाला, या अत्नि की संतान,--यः अत्रि का 
वंशज,--यी .. अत्नि की पुत्री 2. अन्नि की पत्नी 
3. रजस्वला स्त्री । ु 

आत्रेयिका [आत्रेयी--कन्‌--टापू, हस्वः] रजस्वला स्त्री । 

आयथवंण (वि०) (स्त्री०--णी) [ अथवेन्‌--अण्‌ | अथर्व- 
वेद या अथर्वा ऋषि से संबंध रखने वाला,--णः 4. 
अथवंवेद का अध्यता या ज्ञाता ब्राह्मण 2. यज्ञ का 
पुरोहित जिससे संबद्ध यज्ञ कम पद्धति का विधान 
अथवंवेद में मिहित हैं 3. स्वयं अथवंवेद 4. गह- 
पुरोहित । 

आथर्दंणिकः [ अथवेन्‌-- ठक्‌ ] अथवंवेद का अध्यता ब्राह्मण । 

आदंशः: [ आ+दंश-+घछ्म ] . डंक, डंक मारने से पंदा 
हुआ घाव, 2. डंक, दांत । 

आदरः [ आ+द-+अप्‌ ] . आदर, परज्यभाव, सम्मान, 
--निर्माणमेव हि तदादरलालनीयम--मा ० ९।४९, 
जातहादन न विद्विषादर:--कि० १।३३, कु० ६२० 
2, अवधान, सावधानी, सम्मान्य व्यवहार, कु० ६।९१, 
3. उत्सुकता, इच्छा, स्नेह--भूयान्दारार्थंमादर: कु० 
६।९३, यत्किझज्चनकारितायामादर:--का० १२२, 4 
प्रयत्न चेष्टा-गृहयंत्रपताकाश्री रपौरादरनिमिता--कु ० 
६।४१, 5. उपक्रम, आरंभ 6. प्रेमाआसक्तिय 

आदरणम्‌ | आ+द-+-ल्यूद ] सत्कार, इज्जत, सम्मान । 

आदशे: [| आ+दश-+घज |] . आईना, मह देखने का 
शीशा, दर्पण -आत्मानमाठोक्य च शोभमानमादशं बिबे 
स्तिमितायताक्षी--कु० ६॥२२, »&मलाफपांड्लिपि 
जिससे प्रतिलिपि तयार की जाय, (आलं० ) नमूना 
प्रतिकृति, प्रकार, --आदशें: शिक्षितानाम्‌ - मच्छ० 
१।४८; आदहशे: सर्वशझ्ास्त्राणामु-का० ५, इसी 
प्रका २गुणाताम्‌--आदि 3. कार्य की एक प्रति 
लिपि 4. टीका, भाष्य । 

आदशंक: | आदर्श --कन ] दर्षणं, आईना 

आदशेनम्‌ | आ+द्श्‌-ल्युट्‌ ] . 'दिखलावा, प्रदशन 
2. दपण । 

आदहनम्‌ [आ--दह +ल्युट] 4. जलन 2. चोट पहुँचाना, 
हत्या करना 3. खरी-खोटी सुनाना, घणा करना 
4. इमशान । 

आदानम [ आ+दा+ल्यद ] 4. लेना, स्वीकार करना, 
पकड़ना-कुशाझकुरादानपरिक्षताझ॒ुगुछि:-कु० ५।११, 
आदानं हि विसगगयि सतां वारिमुचामिव---रघु ० 
४८६, 2. उपाज॑न, प्रापण 3. (रोग का) लक्षण । 

आदागिन (वि०) [ आ-+दा-+णिनि | ग्रहण करन वाला 
प्राप्त करने वाला । 

आदि (वि०) [आ+दा-कि ] 4. प्रथम, प्राथमिक, 
आदिम--निदानं त्वादिकोारणम्‌--,अमर०, 2. मुख्य, 


( 


पहला, प्रधान, प्रमख---प्रायः समास के अन्त में-इसी . 


अर्थ में नी० दे० 3. समय की दृष्टि से प्रथम,--दि: 
. आरंभ, उपक्रम (विप० अन्त' ) --अप एवं ससर्जादौ 
तासु बीजमवासजत्‌--मनु ० १॥८, भग० २॥४१, 
जगदादिरनादिस्त्वम्‌ू--कु० २॥९, समास के अन्त में 
प्रयक्‍त होकर बहुधा निम्नांकित अर्थोंम अनूदित 
किया जाता हूं---आरंभ करके वगेरा २ इसी 
प्रकार और भी (उसी प्रकृति और प्रकार के), 
एसे -- इन्द्रादयों देवाः:---इन्द्र तथा अन्य देवता, या 
“भू आदि से आरंभ होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं 
ओर पाणिनि के द्वारा वह प्रायः व्याकरण के शब्द- 
समह को प्रकट करने के लिए .्रयक्त किये गय 
हैं -अदादि, दिवादि, स्वादि इत्यादि, 2. पहला भाग 
या खंड, 3. मुख्य कारण। सम०--अन्‍्त (वि०) 
जिसका आरंभ और समाप्ति दोनों हों (--ततम) 
आरंभ और अन्त; वत्‌--सान्‍्त, समापिका,--उदात्त 
(वि०) वह शब्द जिसके आरम्भिक अक्षर पर स्वरा- 
घात हो,--करः,--कर्त,---कृत्‌ (पुं०) संष्टिकर्ता 
ब्रह्मा का विशषण---भग० ११।३७-कबिः प्रथम 
कवि, ब्रह्म की उपाधि--क्योंकि उसी ने संसार की 
सर्वप्रथम रचना को तथा वेदों का ज्ञान दिया, 
वाल्मीकि की उपाधि- क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम 
कवियों का पथप्रदर्शन किया--जब कि उसन क्रौंच 
दम्पती के एक पक्षी को व्याध के द्वारा मारा जाता 
हुआ देखा, उसने उस दुष्ट व्याध को शाप दिया 
और उसका वही शोक अपन आप कविता के रूप में 
प्रकट. हुआ (इलोकत्वमापद्यत यस्य शोक: ), 
इसके पद्चात ब्रह्मा ने वाल्मीकि को राम का चरित 
लिखने के लिए कहा, फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में 
प्रथम काव्य 'रामायण' के रूप में प्रकट हुआ,--कांडम्‌ 
रामायण का प्रथम खण्ड,-- कारणम्‌ (विश्व का) 
प्रथम या मुख्य कारण, जो कि वेदान्तियों के अनुसार 
ब्रह्म ह, तथा नंयायिकों--विशेषतः वेशेषिकों ---के 
अनुसार विश्व का प्रथम या भौतिक कारण “अण हैं, 
परमात्मा नहीं;--काव्यम्‌ प्रथम काव्य --अर्थात्‌ 
वाल्मीकि रामायण--दे० आदि कवि,--देवः . 
प्रथम या सर्वोच्च परमात्मा--पुरुष॑ शाश्वतं दिव्य॑ 
आदिदेवमज विभूम -भग० १०।१२, ११॥३८, 2 
नारायण या विष्ण 3. शिव 4. सूर्य,--दव्य: हिरण्य- 
कशिपु की उपाधि,--पबन महाभारत का प्रथम खंड, 
“पु (पृ) रुषः . सर्वप्रथम या आदिम प्राणी, सृष्टि 
का स्वामी 2. विष्णु, क्ृष्ण या नारायण--ते च प्रापुरु- 
दन्वन्तं बुबंध चादिपुरुष:---रघु० १०।६७ तमध्य- 
मध्यादिकयादिप्रुष:---शि ० १।१४-बलरूसम जननात्मक 
शक्ति, प्रथम वीये,--भव,--भूत (वि० ) . सर्वप्रथम 


१४७ ) 


उत्पन्न हुआ, (--व:,--त:) “आदिजन्मा आदिम 
प्राणी, ब्रह्मा की उपाधि. 2. विष्ण---रसातलूदादि- 
भवेन पंसा--रघु० १३।८, 3. बड़ा भाई,--मूलम्‌ 
पहली नींव, आदिम कारण,--बराहः 'प्रथमशूकर 
विष्णु की उपाधि--उसके तृतीय अवतार (वरा- 
हावतार) की ओर संकेत--शक्ति: (६ स्त्री० ) 
. माया की शक्ति 2. दुर्गा की उपाधि,--स्यः 
प्रथम सष्टि । 


आदितः, आदोौ (अव्य०) [ आदि-+-तसिल, अधि० ए० 
व०] आरंभ से लेकर, सबसे पहले--तह॑वेनादितो 
हतम्‌--उत्तर० ५॥२०। 

आदितेयः [ अदिति+ढक ] 7. अदिति का पुत्र 2. देवता 
सामान्य देव । 

आदित्यः [ अदिति+ण्य ] 4. अदिति का पुत्र, देव, देवता 
2. बारह आदित्यों (सूर्य के भाग) का समुदायवाचक 
नाम--आदित्यानामहं विष्ण:--भग० १०।२१, कु० 
२।२४ (यह बारह आदित्य केवल प्रलयकाल में उदित 
होते हैं )--तु ० वेणी ० ३।६, दग्धं विध्व॑ दहनकिरण- 
नोंदिता द्वादशार्का: 3. सूय 4. विष्ण का पाँचवाँ अवब- 
तार, वामनावतार | सम०--मंडलम्‌ सूर्यमंडल,---सुन॒ 
सूय का पुत्र, सुग्रीव, यम, शनि, कण । 

आदि (दी) नवः--वम॒ [ आ+ दी-+-क्त 55 आदी नस्य 
वानम--वा+क |] . दुर्भाग्य, कष्ट, 2. दोष--दे० 
'अनादीनव । 

आदिम (वि०) [ आदौ भवः:--आदि-+-डिमच्‌ ] प्रथम, 
पुरातन, मौलिक । 

आदीनव--दे ० आदिनव । 

आदोपनम्‌ [ आ-+दीप्‌ --ल्यूुद ] !. आग लगाना 2. भड़- 
काना, संवारना 3. उत्सवादिक अवसर पर दीवार 
फर्श आदि को चमका देना । 

आदत (भू० क० क्ृ०) [ आ-+-दुरन-क्त | . सम्मानित 


प्रतिष्ठित, 2. (कतंवाच्य के रूप में) (क) उत्साही 
परिश्रमी, दत्तचित्त, सावधान, (ख ) सम्मान 
युक्त । 


आदेवनम्‌ [ आ--दिव्‌+-ल्यद ] . जूआ खेलना 2. जूआ 
खेलने का पासा 3. जूआ खेलने की बिसात, खेलने का 
स्थान । 

आदेद्ः: [ आ+दिश्‌--घजा ]. हुक्म, आज्ञा-- भ्रातुरादे- 
शमादाय--रामा ०, आदेशं देशकालज्ञ: प्रतिजग्राह 
--रघ ० १।९२, राजद्विष्टादेशकृत:ः--याज्ञ ० २।३०४ 
राजा के द्वारा निषिद्ध कार्यों को करने वाला 2. सलाह, 
निर्देश, उपदेश, नियम 3. विवरण, सूचना, संकेत 4 
भविष्यकथन--विप्रश्निकादेशवचनानि---का ० ६४, 5. 
(व्या० ) स्थानापन्‍न--धातो: स्थान इवादेशं सुग्रीव॑ 
संन्यवेशयत्‌---रघ्‌ ० १२।५८ । 


( (४८ ) 


आदिशिन्‌ [ आ+दिश्‌--णिनि ] . आदेश देने वाला, हुक्म 
देने वाला 2. उत्तजक, भडकान वाला--रघ ० ६८ 
--(पं०) . सेनापति, आज्ञप्ता 2. ज्योतिषी । 
आद्य (वि०) [ आदो भव:--यत्‌ | . प्रथम, आदि कालीन 
2. मखिया, प्रमख, अगआ - आसीनन्‍्महीक्षितामाय 
प्रणवइछन्दसामिव-रघु ० १११ 3. (समास के अन्त ) 
आरंभ करके, वगरा २, दे० आदि,--आा 4. दुर्गा की 
उपाधि 2. मास का पहला दिन,--गश्यम्‌ . आरंभ 2 
अनाज, अहार। सम०--कवि: आदिकवि' ब्रह्मा 
या वाल्मीकि की उपाधि, दे० 'आदिकवि' ।|--बीजम 
विश्व का मख्य या भौतिक कारण जो सांख्य मतानसार 
प्रधान या जडनियम कहलाता हैं । 
 आय्रन (वि०) [आ+दिव--क्त, ऊठ नत्वं च, “अद्‌ 
खाना से व्यत्पन्न प्रतीत होता हँ ] बहुभोजी, घाउघप, 
पेट, भक्खड़--कि० ११।५ । 


आयद्रोतः | आ+द्रत्‌--घजञा | प्रकाश, चमक । 

आधमनम [| आ-+-धा--कमनन्‌ | . धरोहर, निक्षप-एकों 
ह्ानीश: सवेत्र दानाघमनविक्रय॑ कात्या०; योगाघ- 
मनविक्रीत॑ योगदानप्रतिग्रहमज्ज्मन ० ८।१६५, 2. 
बिक्री के सामान का धतता के साथ मल्य चढ़ाना । 

आधमण्यम्‌ [ अधमर्ण+ष्यञा | कज॑ंदारी । 

आधर्मिक (वि०) [ अधघमं -- ठझ्य_ _] अन्यायी, बेईमान । 

आधष्:ः [ आ-- घृष्‌+घज्ण ] . घृणा 2. बलात्‌ चोट 
पहुँचाना । 

आधर्षणम्‌ [ आ+धृष्‌--ल्यूट | . दोष या अपराध का 
निश्चय, दण्डादेश 2. निराकरण 3. चोट पहुँचाना, 
सताना । 


र 


आधर्षित (भ० क० कृ०) [आ-+घधृष्‌-कक्‍त | 7. चोट | 


पहुंचाया हुआ, 2. तक द्वारा निराकृत 3. दण्डादिष्ट, 
सिद्ध-दीष । 

आधानम्‌ [ आ-+-धा-+ल्‍ल्यूट्‌ ] . रखना, ऊपर रख देना 
2. लेना, मान लेना, प्राप्त करना, वापिस लेना, ३ 
यज्ञाग्नि को स्थापित करना (अग्न्याधान )-पुनर्दार 
क्रियां कर्यात्‌ पुनराधानमेव च--मनु० ५१६८, 4. 
करना. कार्य में परिणत करना, निष्पन्न करना 5 
बीच में रखना, रख देना, "-गणो-विशेषाघानहेत 
सिद्धो वस्तुघमें:--सा० द० २, प्रजानां विनयाधाना- 
द्रक्षणा:द्र रणादपि-- रघ ० १।२४ 6:वीजारोपणाः उत्पार 
दन--कौतुका धान हेतो:--मेघ ० ३, गर्भाघानक्षणपरि- 
चयात--९, 7. निक्षप, पघरोहर-स्याज्ञ ० २।२३८ 
२४७ । 

आधानिकः [ आधान-+-टठझा | सहवास के पदचात्‌ गर्भाधान 
के निमित्त किया जाने वाला संस्कार । 

आधारः [ आ+घ+घजञा | 4. आश्रय, स्तंभ, टंफक 2 
(अतः: ) सँमाले रखने की शक्ति, सहायता, संरक्षण, 


कान." -----*: नमन गाइनाइ--- "वा". आता 


अन«-+----मी आन. कनन--नानानूनान------ी- मी. गा गायन 2. मम हम 


मदद--त्वमेव चातकाघार:--भर्ते ० २।५०, 3. भाजन 
आशय-तिष्ठन्त्वाप इवाधारे-पंच ० १।६७, चराचराणां 
भूतानां कुक्षिराघारतां गतः--कु ० ६६७, कु ० ३।४८ 
श॒०१।१४, 4. आलवाल,---आधा रबन्धप्रमर्ख: प्रयत्न 
--रघ० ५६, 5. पुलिया, बाँध, पुशता, (तटबन्ध 
6. नहर 7. अधिकरण कारक का भाव, स्थान--आधा- 
रोषधिकरणम्‌ । 


आधिः [आ-+घा--कि |] . मानसिक पीड़ा, वेदना, चिन्ता 
(विप० व्याधि -- शारीरिक पीड़ा )-त तेषामापद: सन्ति 
नाधयो व्याघयस्तथा--महा ०, --मनोगतमाधिदहवेतुम्‌ 
““रा० ३।११, रघच० ८।२७, ९।५४, भत्‌ ० ३।१०५, 
भामि०४।१ १, 2. विपत्ति, अभिशाप, सन्ताप--या न्त्यवं 
गहिणीपदं यवतयों वामा: कुलस्याधय:---श ० ४।१७, 
महावी० ६।२८, 3. निक्षेप, धरोहर, गिरवी, रेहन 
“याज्ञ ० २२३, मनु० ८।१४३, 4. स्थान, आवास 
8. अवस्थान, ठिकाना 6. परिवार के भरण-पोषण के 
लिए चिन्तातुर | सम०-न्ञ (वि० ) पीड़ाग्रस्त,--भोग: 
धरोहर की चीज का उपयोग (जंसे घोड़े गाय आदि 
का ) ,--स्तेन: स्वामी से पूछे बिना धरोहर की राशि 
को खर्चे करने वाला व्यक्ति । 

आधिकरणिक:ः [अधिकरण+--ठक्‌ | न्‍्यायाधीश--म॒च्छ ० ९ । 

आधिकारिक [वि०) (स्त्री ०--की ) ।. सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ 

अधिकारी । 

आधिक्यम्‌_ञजअधिक-+ष्यणज_ ] अधिकता, बहुतायत 
प्राचयें । 

आधिदेविक (वि०) (स्त्री०--की) [अधिदेव--ठज्ा_| 
. अधिदेव या इन्द्रियों के अधिष्ठात देव से सम्बन्ध 
रखने वाला (जंसा कि एक मन्त्र) मन॒० ६।८३, 2. 
देवकृत, भाग्य मं लिखी हुई-- (पीड़ा आदि ), सुश्नुत 
के अनुसार पीड़ा तीन प्रकार की हँ--आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक । 

आधिपत्यम [अधिपति--यक ] 4. सर्वोपरिता, शक्ति, प्रभ- 
सत्ता-- राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं (अवाप्य )-भग० 
२।८, 2. राजा का क्तेव्य--पाण्डो: पुत्र॑ प्रकुरुष्वाधि- 
पत्ये--महा ० । 

आधिभौतिक (वि०) (स्त्री०--की) [अधिभत-ठज_ | 
. प्राणियों--पशुपक्षियों-से उत्पन्न (पीड़ा आदि) 
2. प्राणियों से सम्बन्ध रखने वाला 3. प्रारम्भिक, 
भौतिक । 

आधिराज्यम्‌ [अधिराज-+घष्यव्ग | अधिराज का पदया 

अधिकार, प्रभुसत्ता, सर्वोपरि प्रभुत्त--बभो भय: 

कुमा रत्वादाधिराज्यमवाप्य' सः:---रघु० १७।३० । 

आधिवेदनिकम्‌ [अधिवेदनाय हितं--ठक्‌, तत्र काले दत्त 
--5ज्ग वा] सम्पत्ति, उपहार आदि जो दूसरा बिवाह 
करने पर पहली पत्नी को सन्‍तोषार्थ दिया जाय; 


( ४९ ) 


“यच्च द्वितीयविवाहार्थिना पृवेस्त्रियं पारितोषिकं घन 
दत्त तदाधिवेदनिकम्‌--विष्णु०, तु० याज्ञ ० २।१४३, 
१४८ | 

आधुनिक (वि०) (स्त्री०--की) [अधुना-|-ठज्य ] नया, 
आजकल का, अब का, हाल का । द 

आधोरणः [आ-|-धोर्‌-+ल्युट्‌ू--धो कर गतिचातुर्य | महावत, 
पीलवान,--आधो रणानां गजसबन्निपाते--रघु० ७।४६, 
५।४८, १८।२९ । 

आध्मानम्‌ (आ--ध्मा--ल्युट्‌| . फूक मारना, फुलाव 
(आलं० ) वृद्धि 2. शेखी बघारना 3. घौंकनी 4. पेट 
का फूलना, शरीर का फलाव, जलोदर । 


आध्यात्मिक (वि०) (स्त्री०--की) [अध्यात्म--ठव्य_] 
. परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाला 2, आत्मा 
सम्बन्धी, पवित्र 3. मन से सम्बन्ध रखने वाला 4. 
मन से उत्पन्न (पीड़ा, दुःख आदि) दे० “आधि- 
दविक  । क्‍ 

आध्यानम्‌ [आ--ध्यें---ल्युट] 4. चिन्ता 2. दुःख पूर्ण 
प्रत्यास्मरण 3. मनन । 

आध्यापकः [अध्यापक-|-अण्‌ ] शिक्षक, धर्मोपदेष्टा, दीक्षा- 
गुरु । 

आध्यासिक (वि०) (स्त्री०--की ) [अध्यास-+-ठक्‌ | 
अध्यास द्वारा उत्पन्न अर्थात्‌ (वेदान्त० में) एक वस्तु 
के गृण व प्रकृति को दूसरी वस्तु पर आरोप करके | 


आध्वनिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [अध्वन्‌-[-ठक] यात्रा 
पर, यात्री--कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य 
ब--महा ० । 
आध्वयंव (वि०) (स्त्री ०--बी) [अध्वरयु--अज्ण्‌ ] अध्वर्य 
या यजुवेद से सम्बन्ध रखने वाला, ।- - बम्‌ . यज्ञ में 
किया जाने वाला कार्य 2. विशेषतः अध्वय नामक 
पुरोहित का कार्य । 
आनः | आ--अनू +क्विपू, ततः अण्‌ ]. वाय्‌ भीतर 
खींचना 2. रवास लेना, फंक मारना । 
आनकः [आनयति उत्साहबतः करोति अण्‌--णिच्‌--ण्व॒ल 
- तारा०] १. बड़ा सेनिक ढोल--नगाडा-पणवानक- 
गोमुखा: सहसेवाभ्यहन्यन्त--भग० १।१३, 2. गरजने 
वाला बादल । सम०->-दुंदुभिः कृष्ण के पिता वासु- 
देव की उपाधि (--भिः,--भी (स्त्री०) ) बड़ा ढोल, 
नगाड़ा । 
आनतिः (स्त्री०) [ आ-+-नम्‌-- क्तिन्‌ ] 4. झकना, नम- 
स्‍्कार करना, झुकाव ( आलं० भी )--गुणवन्मित्र- 
मिवानति प्रपेदे--कि० १३।१५, 2. नमस्कार या 
अभिवादन 3. श्रद्धांजलि, सत्कार, श्रद्धा । 
आनद्ध (वि०) [ आ--नह-+कक्‍्त ] . बांधा हुआ, मढ़ा 
हुआ 2. बद्धकोष्ठ, अवरुद्धमल (जैसा कि उदर) 
“द्धः . ढोल 2. वस्त्रों का पहनना, बनाव-सिगार । 


चार 


आननम्‌ [| आ--अनू -ल्युट्‌ ] . मुँह, चेहरा---रघु ० ३।३, 
-नृपस्य कांतं पिबतः सुताननं---१७, 2. किसी ग्रन्थ 
या पुस्तक के बड़े २ खण्ड (उदा० रसगंगाधर के द्रो 
आनन) । 

आननन्‍्तयंम्‌ [ अनन्तर-+ष्यञा |] ॥. अव्यवहित उत्तरा- 
घधिकार 2. व्यवधान रहित आसन्‍्नता । 

आनन्त्यम्‌ | अनन्त-+ष्यश ] 4. असमापकता, अनन्तता 
(काल, स्थान और संख्या की दृष्टि से )--आनन्त्याद्‌ 
व्यभिचा राच्च--काव्य ० २, 2. असीमता 3. अनदव्वरता 
नित्यता 4. ऊध्वलोक, स्वर्ग, भावी सुख--यस्तु नित्य 
कृतमतिधममेवाभिपद्यते, अशद्धूमान: कल्याणि सोअ5्मु- 
त्रानन्त्यमश्नुते--महा ० । 


आनन्दः | आ--नन्द्‌--घजा ] . प्रसन्‍नता, हष॑, खुशी, 
सुख,-- आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन, 2. 
ईश्वर, परमात्मा (नपुं० भी इसी अर्थ में) 3. शिव । 
सम ० -- काननम, -- वनसम्‌ काशी,--पटः दुलहिन के 
वस्त्र,--पूर्ण (वि०) आनन्द से ओतप्रोत (--र्ण:) 
परमात्मा,--प्रभवः वीये । 

आनन्दथु (वि०) [ आ--नन्‍्द्‌ +अथुच्‌ ] प्रसन्न, हर्षोत्फ्ल्ल, 
-थुः प्रसन्‍नता, हष, सुख । क्‍ 

आनन्दन (वि०) [ आ--नन्द--ल्यूट | सुखकर, प्रसन्न 
करने वाला,--नम््‌ . खुश करना, प्रसन्‍न करना 2. 
प्रणाम करना 3. मित्र या अतिथियों के साथ, मिलने 
पर अथवा बिदा होते समय सम्योचित व्यवहार, 
सोजन्य, शिष्टता । 


आनन्दसय (वि०) [ आनन्द--मयट ] . आनन्द से परि- 
पूर्ण, सुख या हे सहित,--यः परमात्मा, "कोष: अन्त- 
सस्‍्तम आवरण या शरीर का परिघान । 

आनन्दिः [ आ--नन्द्‌--इन ] . हर्ष, प्रसन्‍नता 2. जिज्ञासा। 

आनन्दिन्‌ (वि०) [ आ--नन्द्‌--णिनि ] 4. प्रसन्‍न, खुश 
2. सुखकर । 

आनतें: | आ->नृतू+घञ ] /. रंगमंच, नाटयशाला, 
नाचधघर 2. युद्ध, लड़ाई 3. देश का नाम ('सौराष्ट्र' 
भी इसी देश का नाम हैं) । 

आनर्थक्यम्‌ [अनर्थस्य भाव:-ष्यञ्] 4. अनुपयक्तता, 
निरथंकता- श्रुत्यानथेक्यमि तिचेत्‌ु--का त्या ०, आम्ना- 
यस्य क्रियाथेत्वादानर्थक्यमतदर्थानामू--जै ० शा० 2. 
अयोग्यता । 

आनायः [आ-+-नी-- घञ | जाल । 

आनायिन्‌ ( पुं० ) [ आनाय--इनि ] मछवा, घीवर 
-“आनायिभिस्तामपक्ृष्टनक्राम्‌ -- रघू० १६।५५, 
७+ | 

आनाय्य (वि०) [आ-+-नी-+-ण्यतू, आयादेश:]| निकट 
लाने के योग्य,--यथ्यः गाहंपत्याग्नि से ली हुई संस्कृत 
अग्नि ('दक्षिणाग्नि' भी कहलाती है) । 


जद 


(| १५० ) 


आनाहः [| आ-+-नह + घञ ] . बन्धचन 2. मलावरोध 
क़न्ज 3. लम्बाई (विशेषत:ः कपड़े की ) | . 

. आनिल (वि०) (स्त्री०--ली) [अनिल--अण्‌] वायु से 
उत्पन्त,---5:,---आनिलिः हनुमान, भीम । 

आनील (वि०) [प्रा० स०| हल्का काला या नीला,-छ 
काला धोडा । 

आनुकलिक (वि०) (स्त्री०--की ) [अनुकल --ठक | हित- 
कर, अनरूप | 

आनकलल्‍्यम्‌ [अनुकल--ष्यझा | 4. हितकारिता, उपयुक्तता 
>-यत्रानुकल्यं दम्पत्योस्त्रिवगस्तत्र वधते-याज्ञ० १। 
७४, 2. कृपा, अनग्रह । 

आनुगत्यम्‌ [अनुगत-+-ष्यञझा] जान-पहचान, परिचय । 

आनगण्यम्‌ [अनुगुण+ष्यव्य] हितकारिता, उपयुक्तता, 
अनरूपता । 

आनग्रामिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [अनुग्राम+ठज् ] 
देहाती, ग्रामीण, गवार । 

आननासिक्यम [अनुनासिक्र+ष्यञ्य ] अनुनासिकता 

आनपदिक (वि०)(स्त्री०--को) [अनुपद--ठक्‌ ] अनुसरण 
करने वाला, पीछा करन वाला, पदचिह्नल या लीक 
के सहारे पीछा करने वाला, अध्ययन करने वाला । 

आनुपृर्वम,-व्यें-बॉ [अनुपूवस्थ भाव: ष्यज्य्‌, ततो वा डीषि 
य-लोप:] . क्रम, परम्परा, सिठडसिला मन्‌० २।४१ 

(विधि में) वर्णों का नियमित क्रम--षडानुपूर्व्या 

विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोड्वरान--मनु ० ३॥२३ । 


आनपूर्वे,--व्ये--ण (अव्य ०) एक के बाद दूसरा, ठीक क्रमा- 
नसार । 

आनमानिक (वि०) (स्त्री०--की) [अनुमान--ठक] 
उपसंहार से सम्बन्ध रखने वाला 2. अनमान प्राप्त 
--कम्‌ सांख्यों का 'प्रधान-आनुमानिकमप्येकेषामिति 
चेन्न--ब्रह्म ० । 

आनयात्रिकः [ अन॒यात्रा-- ठक्‌ | अनुयायी, सेवक, अनुचर । 

आन्रक्तिः | आ-+-अनु + रज्ज्‌-- क्तिन्‌ ] राग, स्नह, 
अन राग. । 

आनलोमिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अनुलोम-+-ठक |] 
. नियमित, क्रमबद्ध 2. अन॒कल । 

आनलोम्यम्‌ [| अन॒लोम--ष्यञा ] 4. नंसगिक या सीधा 
क्रम, उपयक्त व्यवस्था--आनलोम्येन संभूता जात्या 
ज्ञेयासत्त एव ते-मन० १०॥५, १३ 2. नियमित 
सिलसिला या परंपरा 3. अनकूलता । 

आनवेदयः | अनवेश--ष्यञ्ज ] वह पड़ोसी जिसका घर 
अपने घर से एक छोड़कर हो--प्रातिवेश्यानवेश्यौ 
च कल्याणे विशति द्विजे---मनु० ८।३९२ (इस पर 
कुल्लक कहता है :--निरन्तर गृहवासी प्रातिवेश्य: 
“-तदनन्तरगृहवास्यानुवेश्य:) यह शब्द “अनुवेश्य' 
लिखा भी पाया जाता हैं । 


आनुषड्िक (वि०) (स्त्री०--की) [अनुषद्भध+ठक्‌ स्त्रियाँ . 
डीप | . संबदध, सहवर्ती 2. ध्वनित 3. अनिवाय 
आवश्यक 4. अप्रधान, गौण--असुभि: स्थास्नु यशश्चि- 
चीषतः:''“'*“नन्‌ लक्ष्मी: फलमानुषज्िकम्‌--कि ० 
२।१९, अन्यतरस्यानषज्िकत्वेडन्वाचय:--सिद्धा ० दे० 
अन्वाचय' 5. संलग्न, शौकीन 6. आपेक्षिक, आनु- 

_ पातिक 7. (व्या०) अध्याहाय । 

आनप (वि०) (स्त्री०--पी) [ अनूपदेश भवः:---अण्‌ | 
. जलीय, दलदलीय, आद्रे 2. दकृदल-भूमि में 
उत्पन्न,--प: दलदली भूमि म॑ घूमने वाला पशु 
(जसे भंस) । 

आनण्यम | अनण-+ष्यणआ_ |] ऋणपरिशोध, 
निभाना, उऋणता, दे० अनृणता । 

आनहंस-स्य (वि०) [ अनशंस--अण्‌ (स्वार्थ) ष्य्य 
वा ] मुदु, कृपालु, दयालु,--सं, स्थम्‌ . मृदुता 2. 
कृपा--मन ० १॥१०१, ८।४११, 3. करुणा, दया 
अनकम्पा । 

आनंपुणम-ण्यम्‌ [| अनिपुण-- अणू, ष्यव्य वा | भद्दापन 
जाडय । 

आन्त (वि०) (स्त्री०--ती) [ अन्त-+-अण्‌ स्त्रियाँ डीप ] 
अन्तिम, अन्त का,ततम (अव्य०) पूणरूप से, 
अन्त तक । 

आन्तर (वि०) [आन्तर+-अण्‌ ] . आंतरिक, भुप्त: छिपा 
हुआ--उत्तर० ६।१२, मा० १।२४, 2. अन्तस्तम, 
अन्तवरर्ती,---रम्‌ अन्तस्तम स्वभाव । 


आन्तरि(रो)क्ष (वि०) (स्त्री०--क्षो) [अन्तरिक्ष--अण्‌ 

. +स्त्रियां डीपू ] . वायब्य, स्वर्गीय, .दिव्य 2. वायु 
में उत्पन्त,--क्षम्‌ व्योम, पृथ्वी और आकाश के बीच 
का प्रदेश । 

आन्तगंणिक (वि०) (स्त्री०--कौी) [ अन्तगंण--ठक | 
सम्मिलित (जैसे श्रेणी में, सेना मं ) 

आन्तगंहिक (वि०) (स्त्री०--को ) [अन्तगह-+-ठक्‌ | घर 
में रहन॑ वाला, या घर म॑ उत्पन्न । 

आन्तिका | अन्तिका-- अणू्‌-- टाप्‌ ) बड़ी बहन । 

आन्दोल (मभ्वा० पर०) [ दोलयति, दोलित |] . झूलना 
इधर से उधर या उधर से इधर स्पन्दन 2. हिलाना, 
कंपकंपाना । 

आन्दोलः | आं+दोल--घजञ ] 
हिलना डलना । 


दायित्व 


झलना, झूला 2. 


आन्दोलनम [आन्दोल-+-ल्यट ] 4. झूलना 2. हिलना-ड्लना, 


स्पंदन, कंपित होना;--कित्वासाम रविन्दसुन्दरद्शां 
द्राक चामरान्दोलनात्‌ू--उद्भजूट ० 3. कांपना । 
आन्धसः | अन्धस्‌ -- अण्‌ ] माँड ! 
आन्धसिकः | अन्धस्‌-- ठक ] रसोइया । 
आन्ध्यम | अन्ध--ष्यञा | अंधापन । 


( १५१ ) 


आन्ध्र (व०) [ आ-+-अध्‌-- रन ] आंध्र देश की (जैसे 
कि भाषा )--स्रः (ब० व०) तेलग देश, वर्तमान 
तेलंगाना; दे० अंध्र। ा 

आन्वयिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अन्वय-|-ठक | 
4. अच्छे कुल म उत्पन्न, सुजात, अभिजात 2 
क्रमबद्ध । 

आन्वाहिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [अन्वह-- ठञ्म_] प्रति 
दिन होने वाला, प्रतिदिन किया जाने वाला-पर्काक्त 
चान्वाहिकीम्‌---मनु ० ३३६७ । 

आन्वीक्षिकी [ अन्वीक्षा-+-ठज्य +-झछौप । 4. तक, तकंशास्त्र 
2. आत्मविद्या---आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यदीक्षणात्सुख- 
दुखयो:, ईप्षमाणस्तया तत्त्व हषंशोकौ व्यदस्यति 
काम० २।११, आन्वीक्षिकी श्रवणाय--मा० *१, 
मन्‌ ० ७। ४३ । द 


आप्‌ (स्वा० पर० ) [ आप्नोति, आप्त | 4. प्राप्त करना 
उपलब्ध करना, हासिल करना--पुत्रमेव॑ गणोपेतं 
चक्रवतिनमाप्नूुहि--श० १।१२, अनुद्योगेन तैलानि 
तिलेभ्यो नाप्तुमहेति--हि० प्र० ३०, शर्त क्रतूनामप- 
विध्नमाप स:---रघ० ३॥३८, इसी प्रकार फलं, कीर्ति, 
सुख आदि के साथ 2. पहँचना, जाना, पकड़ लेना 
मिलना-भट्टि ० ६।५९ 3. व्याप्त होना, जगह घेरना । 
4. भुगतना, कष्ट भोगना, कठिनाइयों का सामना 
करना--दिष्टान्तमाप्स्यति भवान--रघ्‌० ९।६९। 
अनुप्र---, . हासिल करना, प्राप्त करना, 2. पहुँचना, 
जाना, पकड़ लेना>-गंगानदीमनप्राप्ता:--महा ० 
3. आ पहुचना, आना; अब---, . हासिल करना 
प्राप्त करना, उपलब्ध करना--पुत्र॑ त्वमपि सम्नाजं 
सेव प्रुमवाप्नहि--श ० ४।६, रध० ३॥३३, अवाप्तो 
त्कण्ठानामू---मा ०» २।१२ 2. पहँँचना, पकड़ लेना, 
परि--., (प्राय: कतान्त' रूप प्रयोग में आता हैं) 
. समर्थ होना--पर्याप्तं॑ त्विदमेतेषां बले भीष्माभि- 
रक्षितम--भग० ११०, मन्‌ु० ११।७, 2. योग्य होना 
3. पूरा होना ज॑ंसा कि 'पर्याप्तककल: और “पर्याप्त- 
दक्षिण: में है 4. बचाना, रक्षा करना, परिरक्षण 
करना--इमां परीप्सुदर्जाति:--मालवि० ५॥११, 5. 
काम तमाम करना, समाप्त करना, प्र--, !. हासिल 
करना, प्राप्त करना, 2. जाना, पहुँचना--यथा महा- 
ह्ृदं प्राप्य क्षिप्त॑ लोष्टं विनश्यति--मनु ० ११२६४, 
_ रघु० १।४८, भटद्िटि० १५११०६ इसी प्रकार आश्रमं, 
नदीं, वनम्‌ आदि के साथ 3. मिल जाना, पकड़ लेना 
भट्टि० ५९६, दे० प्राप्त, वि-, . प्री तरह से भर 
देना, व्याप्त हो जाना-श्रुतिविषयगणा या स्थिता व्याप्य 
 विश्वमू--श० ११, इसी प्रकार विक्रम० १।१, भग० 
१०।१६, रघु० १८।४०, भटटि० ७।५६, संम---, । 
हासिल करना, प्राप्त करना, 2. समाप्त करना, प्रा 


(प्रेरणार्थक रूप भी) करना--यावतेषां समाप्येरन्‌ 
यज्ञा: पर्याप्तदक्षिणा:---रघु० १७।१७, २४, समाप्य 
सान्ध्यं च विधि---२॥२३ । 

आपकर (वि०) (स्त्री०--री) [ अपकर-+-अणू्‌, अञ्ज 
वा, स्त्रियां छडीप | अनिष्टकर, अमंत्रीपर्ण, बराई 
करने वाला । 

आपक्व (वि०)|आ-+-पच्‌--क्त | अनपका, अधपका -- क्वम्‌ 
चपाती, रोटी । 


आपगा [अपां सम्‌ह: आपम, तेन गच्छति-गम्‌ | ड ] दरिया 
नदी--फनायमानं पतिमापगानामू--शि० ३॥७२। 

आपगंयः [आपगा-+-ढक्‌ | दरिया का पुत्र, भीष्म या कृष्ण 
की उपाधि । 

आपण:ः [आपण्‌--घजञा | मंडी, दुकान । 

आपणिक (वि०) (स्त्री ०--कीौ) [आपण-+-ठक | . 
व्यापार या मंडी से सम्बन्ध रखने वाला, व्यापारिक 2 
मंडी से प्राप्त किया हुआ,--कः दुकानदार, सोदागर 
वितरक या विक्रेता ! 

आपतनम्‌ [आ--पत्‌ -+ल्यूट] 7. निकट आना, टूट पड़ना 
2. घटित होना; घटना 3. प्राप्त करना, 4. ज्ञान 
--“क्वचित्प्राकरणिकादर्थादप्राकरणिकस्याथस्यापतनम॒ 
झूसा० द० १०, 5. नंसगिक क्रम, स्वाभाविक 
परिणाम । 

आपतिक (वि०) (स्त्री०--की) [आपत्‌+-इकन्‌ |] आक- 
स्मिक, अदृष्ट, देवी--कः बाज, हयेन । 


आपत्तिः [(स्त्री०) [आ--पदु+-क्तिन्‌] . बदलना, परि- 
वतित होना 2. प्राप्त करना, उपलब्ध करना, हासिल 
करना 3. मुसीबत, संकट 4. (दर्शन० में) अवांछित 
उपसहार या अनिष्ट प्रसंग । रा 

आपद्‌ (स्त्री०) [आ-+-पद्‌+ क्विप्‌ | 4. संकट, मसीबत, 
खतरा--देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ 
--रघु० १६०, अविवेकः परमापदां पदम--कि० 
२।३०, १४--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव 
यान्त्यापद: --भतें० २९० । सम०--कालः विपत्ति 
के दिन, कष्ट का समय,--गत,--ग्रस्त,--प्राप्त (वि०) 
. मुसीबत म॑ पड़ा हुआ 2. दुर्भाग्य-ग्रस्त, पीड़ित 
“-पर्म: अत्यन्त कष्ट या संकट के समय अनुमति 
दिय जाने योग्य आचरण या वॉत्ति, या कोई कार्य 
विधि जो प्रायः किसी वर्ण या जाति के लिए उपयकक्‍त 
नहो। 

आपदा [आपद्‌ --टाप | मसीबत, संकट । 

आपनिकः [आ-+पन्‌--इकन्‌ | !. पन्ना, नीलम 2. किरात 
या असम्य व्यक्ति । 

आंपन्न (भू० क० कृ०)[आ-+-पद्‌-+-क्त ] . छब्ध, प्राप्त 
-“-जीविकापन्न: 2. गया हुआ, कम हुआ, ग्रस्त--कष्टां 
दशामापन्नोषपि --भतें० २।२९ इसी प्रकार दुःख 


( १५२ ) 


पीड़ित, कष्टग्रस्त, कठिनाई में फेसा हुआ--आपन्नभय- 
सत्रेष दीक्षिता: खल पौरवा:-श० २।१६, मेघ० ५३ । 
सम ०--सत्त्वा गर्भवती, गर्भगर्वी, गर्भवती स्त्नी--सम- 
मापन्नस त्त्वास्ता रेज्रापाण्ड्रत्विष:--रघु० १९५९ । 

आपभित्यक (विठ्गे [अपमित्य परिवत्य निर्वत्तम--कक |] 

पविनियम द्वारा प्राप्त---कम्‌ विनिमय द्वारा प्राप्त वस्तु 
या सम्पत्ति ॥ 

आपराह्हििक (वि०) (स्त्री०--की) [अपराटण--ठज्_] 
तीसरे पहर होने वाला । 

आपस्‌ (नपुं०) [आप्‌+असुन्‌] 4. जरू--आपोभिरमरार्जनं 
कुत्वा < पाप । 


आपातः [आ+पत्‌्+घजञ ] 4. टूट पड़ना, गिर पड़ना, 
हमला करना, आ धमकना, उत्तरना--तदापातभया- 
त्पथि---कु० २।४५, गरुड़ापातविशिलष्ट मेघना दा स्त्र - 
बन्धन:---रघ्‌ू० १२।७६ 2. उतरना, गिरना, नीचे 
डालना 3. (क) वतंमान क्षण या काल--आपात र म्या 
विषया: पयंन्तपरितापिन: कि० ११।१२, आपातसुरसे 
भोग निमरना: कि न कुवते---सा० द० भामि० १। 
११५, मा० ५ (ख) प्रथम दर्रान--दे० “आपातवत 
4. घटित होना, प्रकट होना । 

आपाततः (अव्य०) [ आपात-+तसिल |] पहली निगाह में, 
हमला करते ही, तुरंत । 

आपादः | आ-+-पद्‌ू+घजञ्ा ] 4. अवाप्ति, प्राप्ति 2. पारि- 
तोषिक, पारिश्रमिक । 

आपादनस्‌ [ आ+पद्‌-+णिच्‌--ल्‍्युट्‌ ] पहुचाना, प्रका- 
शित करना, झुकाव होता-द्वव्यस्थ संख्यान्त रा- 
पादने--सिद्धा ० । 


आपानम--नकम [| आ--पा+ल्यद | . मद्यपों की मंडली 
पानगोष्ठी - मच्छ ० ८, आपाने पानकलिता देवेनाभि- 
प्रणोदिता:-महा ०, 2. मचशालाए्रमदिरालय--ता म्ब 
लीनां दलस्तत्र रचितापानभूमय:--रघु० ४॥४२, कु० 
६।४२, आपानकमुत्सव:--का ० ३२ । 

आपालि: [ आ+पा+ क्विप्‌ 5 आपा, तदर्थभलति---अलरू 
+इन्‌ | जू । 

आपोड: [ आ+पीड-+घजञ, अच्‌ वा ] !. पीडा देना 
चोट पहुंचाना 2. निचोड़ना, भीचना 3. कण्ठहार, 
माला--चडापीडकपालसडझुकुलूगलन्मन्दा किनी वा रय:-- 
मा० १।२, 4. (अतः) मकुटमणि तस्थमिन्कुलापीडनिभे 
विपीडम--रघ ० १८।२९ मा० १।६, ७ । 

आपीन (भू० क० कृ०) | आ--प्यै--क्त ] बलवान, मोटा 
सबलरू,-नः कुआं,-आपीनोष्न्ध:-सिद्धा ०.-नम््‌ एन, थन 
का अग्रभाग-आपीनभारोद्वहनप्रयत्नातू-रघु ० २।१८ । 

आपूपषिक (वि०) (्त्री०--की) [ अपूप+ठक ] ॥ 
अच्छे पूए बनाने वाला 2. जिसे पूए अधिक पंसंद हों 
“कः पूए बनाने वाला, हलवाई,---कमर्‌ पूओं का ढेर । 


आपृष्यः [ अपूपाय साधु: बा० य, अपूप-+-ज्य वा ] आटा । 

आपुरः [| आ+प्‌्+घज् ] 4. प्रवाह, धारा, परिमाण 
-स्वेदापूरों युवतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि--शि० 
७।७४, 2. भरना, प्रा भरता । 

आपूरणम्‌ [ आ--प१-+ल्यट ] भरना, भर कर पूरा करदेना, 
गते” कृतम--पंच० १ 

आपूषम्‌ [ आ+एषप्‌+न-घज्य_ ] धातु की एक प्रकार (संभ- 
वतः टीन ) । 

आपच्छा [ आ+-प्रच्छ --- अक--टाप ]. समालाप 2. बिदा 
करना, 3. जिज्ञासा । 

आपोज्ञान: [ आपसा जलेन अशानम इति--अज्ञ+- 
आनच्‌ | भोजन से पूवं और पश्चात्‌ आचमन करने के 
मंत्र ( क्रमश:--अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और 
अमृतापिधानमसि स्वाहा ) याज्ञ ० "।३१, १०६,--नम्‌ 
भोजन के लिए स्थान बनाना, तथा भोजन को ढक 
देना । .. 

आप्त (भू० क० कृ० ) | आप्‌+क्त ] 4. हासिल किया, 
प्राप्त किया, उपलब्ध किया--- कामः, शाप: आदि 
2. पहुँचा हुआ, जा पकड़ा हुआ, 3. विश्वास योग्य, 
विश्वसनीय, प्रामाणिक (समाचार आदि ), 4. विश्व- 
स्‍त, गोपनीय, निष्ठावान्‌ (पुरुष )-रघ ० २३।१२, ५३९, 
5. घतन्िष्ट, सुपरिच्चित 6. तकसंगत, समझदारी से 
यक्‍त,-प्तः , विश्वासयोग्य, विश्वसनीय, योग्य व्यक्ति 
विश्वस्त पुरुष या साधन,--आप्त: यथा्थंवक्‍ता--तके 
सं०, 2. संबंधी, मित्र,--निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च 
धनदानुज:--रघु० १२॥५२ कथमाप्तवर्गोज्यं भवत्या: 
->-मालवि० ५,--प्तम्‌ . लब्धि 2. आघातसाम्य । 
सम ०--काम (वि०) . जिसने अपनी इच्छा पूर्ण 
करली हैँ 2. जिसने सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों 
का त्याग कर दिया हैं (--मः) परमात्मा,-गर्भा 
गर्भवती स्त्री,---बचनम किसी विश्वास योग्य या विश्व- 
स्त व्यक्ति के शव्द--रघ्‌ ० ११।४२, १५।४८,--याच्‌ 
विश्वास के योग्य, जिसके शब्द प्रामाणिक और विश्व- 
सतीय होते हं--परातिसन्धानमधीयते येविद्यति ते सन्‍्तु 
किलाप्तवाच:--श० ५।२५,(-स्त्री ०) 4. किसी 
मित्र या विश्वसनीय पुरुष की सलाह 2. वेद, श्रति, 
प्रामाणिक वचन (यह राब्द स्मृति इत्तिहास और 
पुराणों पर भी लागू होता हैँ जो कि प्रामाणिक समझे 
जाते हैं )--आप्तवागनमानाम्यां साध्य॑ त्वां प्रति का 
कथा--रघु० १०।२८, श्रुतिः (स्त्री०) 7. वेद 2 
स्मतियाँ आदि । 

आप्ति: (स्त्री ०) [ आप्‌+-क्तिन |. हासिल करना, प्राप्त 
करना, लाभ, अधिग्रहण 2. जा पहुंचना, (दुघटना म ) 
ग्रस्त होना 3. योग्यता, अभिवत्ति, औचित्य 4. सम्पूर्ति 
प्रा करना । 


( १९५३ ) 


आप्य (वि०) [ अपाम्‌ इदम--अणू, ततः स्वार्थे ष्यजा ] 
, जलूमय 2. [ आप्‌ + ष्यत्त ] प्राप्त करने के योग्य 
प्राप्य । 

आप्यान (भू० क० कृ०) [ आ+पध्यायू--क्त ] . मोटा 

बलवान, हृष्टपुष्ट, ताकतवर 2. प्रसन्न, संतुष्ट,--नम 

. प्रम 2. वद्धि, बढ़ना | 

- आप्यायनम्‌ -ना | आ-+ प्यायू-ल्युट्‌, यूच वा | . पूरा 

भरना, मोटा क रना, 2. संतोष, तृप्ति --देवस्याप्यायना 

भवति--पंच ० १, 3. आगे बढ़नात पदोन्नति करना 

मोटापा 5. बल-वधक ओषधि । 


आप्रच्छनम [आ+प्रच्छ--ल्यट | . बिदा करना, बिदा 
मागना 2. स्वागत करना; सत्कार करना । 

आप्रपदीन (वि०) [आप्रपदं॑ व्याप्नोति--ख| परों तक 
पहुंचनेवाला (वस्त्र आदि) । 

आप्लव५,/--प्लक्नम्‌ [आ-+प्ल-+अप, ल्यूद वा | !. स्नान 
करना, पानी में डबा देना 2. चारों ओर पानी का 
छिड़काव करना। सम०--व्रतिन या आप्लतब्रतिन 
(पुं०) दीक्षित गृहस्थ (जिसन ब्रह्मचय अवस्था पार करके 
ग़ाहेस्थ्य अवस्था में पदापणे किया है) तु० स्नातक । 

आप्लाव: [आ+प्ल +घरा ] !. स्नान 2. छिड़काव 3 
बाढ़, जल-प्लावन । 

आफूकम्‌ [ईषत्फ्त्कार इव फेनोउत्र-पषो ०| अफीम । 

आब्टड्ध (भू० क० कृ०) [आ+-बन्ध्‌+-क्त | !. बाँधा हुआ, 
बेंघा हुआ 2. जमाया हुआ--रघु ० १।४० 3. निर्मित 
बना हुआ--आबद्धमंडला तापसपरिषद--का० ४९, 
मंडलाकार बैठी हुईं, 4. प्राप्त 5. बाधित,-ढम्‌ (“द्ध 
भी ) !. बाधना, जोड़ना 2. जूवा 3. आभूषण + सन ह। 


आबन्ध:,--धनम [आ-+-बन्ध+घज्य , ल्यट वा] . बन्ध, 
बन्धान (आलं० )-प्रेंमाक्‍न्धविर्वाधत---रत्न ० ३।१८ 
अमरु ३८, 2. जूवे की रस्सी 3. आमूषण, सजावट 
4. स्नेह । 

आबहूँ: [आ-+बह +घजञ_] 4. फाड़ डालना, खींचकर 
बाहर निकालना 2. मारडालना 

आबाध:ः [आ-+-बाध+ धजञज्य | 7. कष्ट, चोट, तकलीफ 
सताना, हानि--न प्राणाबाधमाचरेत--मन ० ४५४ 
५१,--धा . पीड़ा, दुःख 2. मानसिक वेदना, आधि । 

आवबृत्त--दे० आवुत्त । 

आबोधनम्‌ [आ+-बुघ्‌--ल्युट्‌| . ज्ञान, समझदारी 2 
शिक्षण, सूचन । 

आब्द (वि०) (स्त्री० ) [अब्द-| अण्‌ | बादल संबंधी 
या बादल से उत्पन्न । 

आब्दिक (वि०) (स्त्री०-की ) [अवब्द--ठज , स्त्रियां डीप | 
वापषिक, सालाना-आब्दिक: करः-मन्‌ ० ७।१२९, ३।१॥ 

आभरणम [आ--म+ल्यूय| ! आमूषण, सजावट 
(आलं० )--किमित्यपास्या भ रणांनि यौवन घृत॑ त्वया 


बश० 


वाघकशोभि वल्कलम्‌ू--कु० ५।४४, . प्रशमाभरणं 
पराक्रमः--कि ० २।३२ 2. पालन पोषण करना । 

आभा [आ+-भा+ अहू] 4. प्रकाश, चमक, काल्ति,-दीपाभां 
शलूभा यथा--पंच० ४, 2. वर्ण, आभास, रूप 
--अशान्तमिव शुद्धाभम्‌--मन्‌ ० १२।२७ 3. सादह्य 
मिलना-जलना--इनन्‍्हीं दो अर्थों को प्रकट करने के लिए 
यह शब्द प्राय: समास के अन्त म प्रयक्‍त होता हं--यम 
दूताभमू--पंच ० १।५८, मरुत्सखाभम्‌--रघु० २।१० 
4. प्रतिबिम्बित प्रतिमा, छाया, प्रतिबिम्ब । 

आभाणकः [आ+भणू्‌+ण्व॒ल ] कहावत, लोकोक्ति । 

आभाष: [आ-+-भाष्‌-+- धञ्_] !. सम्बोधन 2. प्रस्तावना, 
भूमिका । 

आभाषणम्‌ [आ--भाष-ल्यूट] !. सम्बोधित करना, 
सम्बोधन 2. समालाप--सम्बन्धपाभाषणपूकमाह: 
--रघु० २।५८ ॥ 

आभास: [आ-+-भास-+-अच्‌ ] 4. चमक, प्रकाश, कान्ति 
2. प्रतिबिम्ब---ततन्नाज्ञानं धिया नश्यंदाभासात्त घट 
स्फुरेत्‌ू-वेदान्त, 3. (क) मिलना-जलना, समानता 
(प्रायः समास के अन्त में)--नभहच रुधिराभासम्‌ 
--रामा० (ख) आकृति, छायापुरुष --तत्साहसाभा- 
सम्‌ू--मा० २, सनकीपन की भांति दिखाई देता हैं, 

अवास्तिक या आमासी रूप (जैसा कि हेत्वाभास 

मं) 5. हंत्वाभास, तक॑ का रूप दे० हेत्वाभास' 6 
आशय, प्रयोजन । 


आभासु (स्व) र (वि०) 4. शानदार, उज्ज्वल,--रः 
६४ उपदेवताओं का समुदाय वाचक नाम । 

आभिवारिक (वि०) (स्त्री०--की ) [| अभिचार-+-ठंक ] 
. जादू संबन्धी 2 अभिशापात्मक, अभिशापपूर्ण, 
--कैम्‌ अभिचा र, इन्द्रजाल, जादू ॥ 

आभिजन (वि०) (स्त्री०-- नो) [अभिजन--अणु, स्त्रियां 
डीप ] जन्म से संबन्ध रखने वाला, कुलसूचक' (नाम 
आदि )---तां पावेतीत्याभिजनेत नाम्तना--कु ० १।२६, 
--नम्‌ कुलीनता, उच्च कुल में जन्म । 

आमिजात्यम [ अभिजात-ष्यज ] 4. जन्म की श्रेष्ठता 
--रत्न० ३।१८ 2. कुलीनता 3. पांडित्य 4. सौंदय । 

आखभिघा [ अभिघा+अण्‌ ] . घ्वनि, शब्द 2. नाम, 
वर्णन--दे ० अभिधा' । 

आभिधानिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अभिधघान-|- ठक ] 
जो किसी शब्द-कोश में हो,--क: कोशकार । 

आशभिम्तुर्यम्‌ [ अभिमुख-पष्यज्य__] किसी के संमुख होना 
-- ख्ु्यें याति-सामना करने या मिलने के लिए जाता 
हैं 2. के सामने होना, आमने सामने--नींताभि 
मुख्यं पुन----रत्न० १।२, 3. अनुकूलता । 

आशभिरूपकम, आरिररूप्यम | अभिरूप--व॒ञ्य , ष्यञ वा |] 
सौंदये, लावण्य । 


( (१५४ ) 


आभिषेचनिक” (वि०) (स्त्री०--को) [ अभिषचन-- 
ठञठ्य ] राजतिलक से संबन्ध रखने वाला--आशभिषेच- 
निक यत्त रामायंम पकल्पितम---रामा ०, महावी ० ४। 

आनिहारिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ अभिहार+ठजण |] 
उपहार के रूप में देय,--कम भेंट, उपहार । 

आभोक्ष्यम [ अभीक्षणस्प भावः:--ष्यडश | अनवरत 
आवृत्ति, बहुलमाभी क्ष्ण्यं--पा० ३।२।८१ । 

आभोरः [ आ समनन्‍्तात्‌ भियं राति-रा-+क तारा० ] ग्वाला, 
-आभी रवामनयनाहतमानसाय' दत्तं मनो यद॒पते तदिदं 
गृहाण--उद्धुट 2. (ब० व०) एक देश तथा उसके 
निवासी,--री 4. गवाले की पत्नी 2. आभी रजाति की 
स्‍त्री । सम ०---पल्लिः.--पल्ली (स्त्री ० ),---पल्लिका 
ग्वालों का आवासस्थान, ग्वालों के रहने का गाँव । 

आभोल (वि०) [ आभियं लाति ददाति--ला-क ] 
भयानक, भीषण,---लम्‌ चोट, शारीरिक पीडा । 


आभग्न (वि०) [ आ--भूज्‌-+कक्‍त ] कुछ मड़ा हुआ या 
झुका हुआ 

आभोग: [ आ-+-भूज्‌ू+घणञा |] . घेरा, परिधि, विस्तार 
विस्तारण (दीर्घीकरण ), परिसर, पर्यावरण--अक- 
थितोषपि ज्ञायत एव यथायमागोगस्तपोर्रस्येति--श ० 
१, गगनाभोग:--नभो विस्तार 2. लंबाई-चौड़ाई, 
परिमाण--गंडाभोगात्‌--मेघ ० ९२, विस्तृत गाल से 
3. प्रयत्न 4. सांप का विस्तत फण (जिसे वरुण छतरी 
के रूप में प्रयक्‍त करता हैं) 5. उपभोग, तृप्ति-विष- 
याभोगेष नैवादर:--शान्ति ० । 

आम्यन्तर (वि०) (स्त्री०--रो ) 
भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । 


आमभ्यवहारिक (वि०) (स्त्री०-को) [ अभ्यवहार-- 
ठक्‌ | भोज्य, खाने के योग्य (आहारादिक ) 
आभ्यासिक (वि०) (स्त्री०-को ) [ अभ्यास-+-ठक | 
अभ्यासजनित 2. अम्यास करने वाला, दोहरान वाला ३ 
निकटस्थ, पड़ोस में रहने वाला, संलग्न (आम्याशिक ) 
आम्युदयिक (वि०) (स्त्री०--की) [ अम्युदय--ठक ] 
मज़ुलोन्मख, समद्धिजनक--अनाभ्युदयिक्क श्रमणक- 
दशनम्‌--म॒च्छ ० ८, 2. उन्नत, गौरवशालीःगरहत्त्वपूर्ण 
>-कम्‌ श्राद्ध या पितरों को भेंट या उपहार, ह्॒ष 
का अवसर । 
आम्‌ (अव्य०) [ अम्‌+णिच्‌---बा० हृस्वाभाव:--ततः 
क्विप्‌ ] निम्नांकित भावनाओं को प्रकट करने वाला 
विस्मयादि द्योतक अव्यय--(क) अंगीकरण, स्वीकृति 
--ओह--'हाँ--आं कुर्म:--मारूवि० १ (ख) 
प्रत्यास्मरण--आं ज्ञातमू---श० ३--ओह--अब पता 
लगा (ग) भमिशचयेन 'निर्चय ही “अवश्य ही ---आां 
चि रस्य खल प्रतिबद्धोएस्मि (घ) उत्तर । 
आम (वि०) [ आम्यते ईषत्‌ पच्यते--आ-+-अम्‌ + कर्मणि 


[ अम्यन्तर--अण ] 


घवज्म---तारा ० ] . कच्चा, अनपका, अपक्व (विप० 
'पक्‍व ) आमान्तम्‌ --मनु ० ४॥।२२३ 2. हरा, अपरि- 
पक्‍व 3. आवे मं न पकाया हुआ (बतेन आदि ) 4 
अनपचा,---मः 4. रोग, बीमारी 2. अजीणं, कब्ज 
3. भूसी से अलग किया हुआ अनाज । सम ०--आशयः 
अनपचे भोजन का (पेट में) स्थान, उदर का ऊपरी 
भाग, पेट,---कुंभ: कच्ची मिट॒टी का घड़ा--हि० ४। 
६६,-गंधि (नपुं०) कच्चे मांस या शव के जलने 
की दुर्गंध,--ज्वर: एक प्रकार का बुखार--तु ०-स्वेद्य- 
मामज्वर प्राज्ञ: कोउम्भसा परिषि|ज्चति--शि० २।५४, 
“त्वचू (वि०) कोमल त्वचा वाला,--पात्रम बिना 
तपाया हुआ बतंन,--विनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमि- 
वांभसि--मनु ० ३।१७९,--रक्तम पेचिश,--रसः 
आमाशय में बनने वाला भोजन क़ा अम्ल,-वातः कब्ज, 
-“"शलः अजीर्ण की पीड़ा, गुद का दर्द । 

आमज्ज (वि०) [ प्रा० स० ] प्रिय, मनोहर । 

आमंडः [प्रा० स० ] एरंड का पोघा । 

आम (मा) नस्यम॒ [ अमनस्‌ -- ष्यझणा ] पीडा, शोक । 

आमसन्त्रणम-णा [ आ+ मन्त्र+ णिच्‌ - ल्युटू, यूच वा | . 

“संबोधित क रना, ब॒लाना, आवाज देना 2. बिदा लेना, 
बिदा होना 3. अभिवादन 4. निमनन्‍्त्रण -- अनिन्यामन्त्र- 
णादते-याज्ञ ७ १।११२ 5. अनुमति 6. समालाप, 
-अन्योन्यामन्त्रणं. यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम 
सा० द० ६, 7. संबोधनकारकाए 

आमन्द्र (वि०) [ आ-+मन्द्र+ अच ] कुछ गम्भीर स्वर 
वाला, गड़गड़ाहटः करने वाला --आमंदाणां फलम- 
विकल लप्स्यसे गजितानां--मेघ० ३४,- नहर: जरा 
गंभीर स्वर, -गड़गड़ाहट । 

आमयः [ आ-+-मी--करणं अच्‌ू- तारा०, आमेन वा 
अय्यते इति आमयः: | . रोग, बीमारी, मनोव्यथा 
--देपामय:-- महावी० ४(२२, आमयस्तु रतिराग- 
संभव:---रघ्‌ ० १९।४८, शि० २।१०, 2. हानि, क्षति। 

आमयाविन (वि०) | आमय--विन्‌ नि० ] बीमार, मंदा- 
ग्निपी डित, अग्निमांद रोग से ग्रस्त, । 


आमरणान्त,--तिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रा० स० 
--आमरणे अन्‍्तो यस्य - ब० स० ] मृत्यु पर्यंत रहने 
वाला, आजीवन--आम रणान्‍्ताः प्रणया: कोपास्तत्क्षण- 
भडझूग रा:---हि० १।११८, अन्योन्यस्याव्यभीचारी भवे- 
दामरणान्तिक:---मनु ० ९।१०१, 

आमर्द:ः [आ+ मद-+घञ ] . कुचछना, मसलना, निचो- 
डना 2. विषम व्यवहार । 

आमश!ः [ आ-+मश--घता |॥. स्पशं करना, रगड़ना 2. 
सलाह, परामरश । 

आमध्ष:,---घणम्‌ [ आ+मष्‌--घछ्ा, ल्युट्‌ वा] क्रोध, 
कोप, असहनशीलता दे० “अमर्ष । 


( 


75  आमलकः,--को [आ--मल--वुन-स्त्रियां डीप्‌ ] आँवले 
का वक्ष---कम्‌ आँवला (फल) ,-बद रामलकाम्रदाडि- 
“4. मानां--भामि० २।८ । 

» आमात्यः [ अमात्य-+-अणू ] मंत्री, परामशंदाता--दे० 

- + अमात्य । 

._ *आमानस्यम | अमानस+ष्यञ ] पीड़ा, श्ञोक । 

. बआओमिक्षा [ आभिष्यते सिच्यते--मिष्‌--सक्--तारा० |] 
जमा हुआ दूध व छाछ, उबले और फटे दूध का 
मिश्रण, छेना । 

आमिषम्‌ [अम--टिषच्‌, दीघंइच ] . मांस-उपानयत्‌ पिंड- 
मिवामिषस्थ--रघु० २।६९ 2. (आलं०) शिकार, 
बलि, उपभोग्य वस्तु (राज्यम )---रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां 

_ द्विषामामिषतां ययौ--रघु० १२।११ शिकार को गया, 
दश० १६४, 3. आहार, शिकार के लिए चारा 4. 
रिश्वत, 5. इच्छा, लाहढसा 6. उपभोग, सुखद और 


न्‍ रे क्ण्ड जा 
निज मे £ अज। कण की गा 
"०१४ (7 जग कि 
कि री | जी ॥ जि का च्ब हा 
५ न कह कु 
गा बा 43 बॉ ृ. ञ कर द 


प्रिय वस्तु । 
आमोलनम्‌ [ आ-+मील-+-ल्यूट्‌ | आँखों का बन्द करना 
या मूंदना । 


आमुक्तिः (स्त्री०) | आ-+मच्‌+-क्तिन्‌ | पहनना, ध।रण 
करना (वस्त्र, कवचादिक) । 

. आमुखम्‌ [ प्रा० स० | . आरंभ 2. (नाढकों में) प्राक्क- 
. थन, प्रस्तावना (संस्कृत का प्रत्येक नाटक 'आमृख' से 
आरंभ होता है) सा० द० में दी गई परिभाषा--नटी 
विदृूषको वा$पि पारिपाइवंक एव वा, सूत्रधारेण सहिता: 
संलापं यत्र कुवते । चित्रेवक्यि: स्वकार्योत्थि: प्रस्तुता- 
केपिभिमिथः:, आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावना$पि 
सा ॥ २८७,--खम्‌ (अव्य०) मुंह के सामने । 

आमुष्मिक (वि०) (स्त्री०--की ) परलोक से संबंध रखने 
वाला--आमुष्मिक श्रेय:--सुश्रुत, नैवालोच्य गरीयसी- 
रपि चिरादामृष्मिकीर्यातना:--सा० द० | 


आमुष्यायण (वि०)--णः (स्त्री ०--णी ) [ अमृष्य ख्यात- 
स्थापत्यं नडा. फक्‌ अलुक्‌ ] सत्कुल में उत्पन्न, ऐसे 
उच्चवंशीय व्यक्ति का पुत्र या सुविख्यात कुल में 
उत्पन्न,--आमुष्यायणो वे त्वमसि-शत०, तदाम्नुष्या- 
यणस्य तत्रभवतः सुगृहीतनाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्र: 
>+मा० १, महावी० १। 

आमोचनम्‌ [ आ+मृच्‌ --ल्यूट ] . ढीला करना, स्वतंत्र 
करना 2. उत्सजन, निकालना, सेवामुक्त करना 3. 
धारण करना, सांटना । 

आमोटनम्‌ | आ-+-मुट्‌+ल्युट | कुचलना--मा० ३ । 

आमोदः [ आ--मुदू+-धरा ] . हे, प्रसतनता, खुशी 2. 
सुगंध (व्यापी), सोरुभ---आमोदमुपजि प्नन्तौ स्वनिः- 
इ्वासानुकारिणम्‌--रघु० १।४३ . आमोद॑ कुसुमभवं 
मृदेव धत्त मुद्गन्धं न हि कुसुमानि धारयन्ति-सुभाषित, 
शि० २॥२०, मेघ० ३१। 


१५५ ) 


आमोदन (वि०) | आ-+मुद्‌--ल्यूट्‌ ] खुश करने वाला 
प्रसन्न करने वाला-नम्‌ 4. खुशी, प्रसन्नता 2. 
सुगन्धित करना । | 

आमोदिन (वि०) [ आ-+मुद-+-णिनि ] 4. प्रसन्न, 2. 
सुगन्धित--भतु ० १।३५। 

आमोष: [ आ+-मृष्‌ - घझ | चोरी, डाका । 

आमोधिन्‌ (पुं०) | आ+मृष्‌+णिनि | चोर । 

आम्नात. (भू० क० कृ० ) [ आ-+म्ना--क्त | . विचार 
किया हुआ, सोचा हुआ, कथित-समोौ हि शिष्टेराम्नातौ 
वत्स्येन्तावामय: स(शत्र:) च-शि० २११०, 2. अधीत, 
आवृत्त 3. प्रत्यास्मृत 4. परम्पराप्राप्त,-तम्‌ अध्ययन । 

आम्नानम्‌ [ आ-+-म्ना--ल्यूट्‌ ) 4. वेद या धर्म ग्रंथों का 
सस्वर पाठ या अध्ययन 2. उल्लेख, आवृत्ति । 

आम्नाय: | आ--म्ना+घरञ ] . (क) पुण्य-परम्परा 
(ख) अत: वेद, सांगोपांग वेद (ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
तथा आरण्यक सहित )-अधीती चतुर्ष्वाम्नायषु---दश ० 
१२०, आम्नायवचन सत्यमित्ययं लोकसंग्रह:, आम्ना- 
येभ्य: पुनर्वेदा: प्रसृता: सर्वतोमुखाः॥ महा० 2. पर- 
म्परा प्राप्त प्रचलन, कुल या राष्ट्रीय प्रथाएँ 3. आदत्त 
सिद्धान्त, 4. परामर्श या शिक्षण । 

आम्बिकेयः | अम्बिका |-ढक्-- | धतराष्ट्र और कार्तिकेय 
की उपाधि । 


आम्भसिक (वि०) (स्त्री०--की) जलीय,--कः मछली । 

आम्र: | अम्‌--रन्‌, दीघे: |] आम का वक्ष--मत्रम आम 
का फल । सम०--कूटः एक पहाड़का नाम--सानु- 
मानाम्रकूट:--मेघध० १७,--पेश्ञी अमचूर, अमावट, 
“-वणम्‌ आमों का बाग, अमराई--सोहमा म्रवर्ण 
छित््वा---रामा ० । 

आम्रातः | आम्र आम्रर्स अतति--अत्‌--अच्‌ तारा० ] 
. अमरे का पेड़,--तम्‌ू--अमरे का फल (अमरा 

॥ आम जंसा एक खट्टा फल होता है) । 

आम्रातकः [आम्रात--कन्‌ | . अमरे का वक्ष 2. अमावट । 

आम्रेडनम्‌ | आ-+-म्रिड्‌्+-णिच्‌-- ल्यु् | पुनरक्ति, शब्द 
या ध्वनि की आवृत्ति । 

आम्रेडितम्‌ [ आ--म्रिड्+- णिच-|- क्त |. शब्द या ध्वनि 
को आवृत्ति 2. (व्या०)द्वित्व होना, (द्वित्व हुए शब्दों 
में से) दूसरा शब्द | 

आम्ल:--म्ला [| आ सम्यक अम्लो रसो यस्य--ब० स० 
स्त्रियां टाप ] इमली का पेड़--म्लम खटास, अम्लता । 

आम्लि (म्ली) का [आम्ल--कन्‌-+-टापू, इत्वम्‌, पक्षे पृषो ० 

. दीघं:] . इमली का वृक्ष 2. पेट की अम्लता (खटास ) । 

आयः [आ-+-इ३+-अच्‌ू, अयू--घजञा वा] . पहुंचना, आ 
जाना 2. धनागम, घनाजेन (विप० व्यय) 3. आम- 
दनी, राजस्व, प्राप्त द्रव्य--ग्रामेष स्वाभिग्राह्मो भाग 
आयः-सिद्धा ०, याज्ञ ० १३२२, ३२६, म॒च्छ० २॥६, 


( -१५६ 


मन ० ८।४१९, आयाधिक॑ व्ययं करोति---अपनी आम- 
दनी से अधिक खच करता हैं, 4. नफा, लाभ 5 
अन्त:पुर का रक्षक । सम०--व्ययो (हि० व०) आय 
और व्यय । 

आयःशलिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ अयःशूल-+-ठक |] 
सक्रिय, परिश्रमी, अथक,---कः जी अपने उद्ृश्य की 
सिद्धि के लिए सबल उपायों का सहारा लेता हैं 
(तीक्षणोपायेन यो5न्विच्छेत्त आय:शूलिको जन: ) तु० 
काव्यण १०, जया'शलेन” अन्विच्छति इति आय 
शलिकः । 

आयत (भ० क० कृ०) [आ+यम्‌+क्‍कत] . लम्बा 
>-शंतमध्यर्घ (योजनम्‌) आयता -महा ० 2: विकीण 
अतिविस्त॒त 3. बड़ा, विस्तृत, गम्भीर 4. खींचा हुआ 
आकृष्ट 5. संयत, नियन्त्रित.--त: आयताकार ([ रेखा- 
गणित में)। सम०---अक्ष (वि०) ((्त्री०-क्षी ) 
--ईक्षण,--नेत्र--लोचन (वि०) बड़ी आंखों 
वाला,--अपांग (वि०) लम्बी कोर की आँखों वाला 
--आयतिः (स्त्री०) दीघेनिरंतरता, बहुत देर बाद 
आने वाला भविष्य--शि० १४।५,--च्छदा केले का 
पौधा (पेड़),-लेख (वि०) दीर्घवक्राकार--कु० १। 
४७,--स्तृः (१०) चारण, भाट । 

आपतनभ्‌ [आयतन्‍्ते5त्र आयत्‌--ल्यूट्‌] . स्थान, आवास 
घर, विश्रामस्थल (आलं० भी )---शूलायतना:---मद्रा ० 
७, जल्लाद, स्नहस्तदेकायतनं जगाम--कु० ७।५, 
उसमे केन्द्रित हो गया, रघ० ३॥३६, सर्वाविनयाना- 
मेककमप्येषामायतनम्‌--का ० १०३, (अतः) आश्रय, 
घर 2. यज्ञ अग्नि का स्थान, वेदी 3. पवित्र स्थान 
पृण्यभूमि---जैसा कि--देवायतनं, महायतनम्‌ आदि 
में 4. मकान बनाने का स्थान । 

' आयतिः (स्त्री०) [आ--या--डति] . लूम्बाई, विस्तार 
2. भावी समय, भविष्यत्‌, भंग:--का ० ४४---भूयसी 
तव यदायतायति: --शि० १४।५, रहयत्यापदपेतमा- 
यति:--क्रि० २।१४, 3. भावी फल या परिणाम 
--आयति सवकार्याणां' तदात्वं च विचारय॑त्‌-मन्‌ ० 
७।१७८, कि० १।१५, २।४३, 4. महिमा, प्रताप 5 
हाथ फेलाना, स्वीकार करना, प्राप्त करना 6. कम 
“अथामित्र ध्रुवं लब्ध्वा कृशयप्यायतिक्षमम-मन्‌ ० 
७।२०८ (कमक्षमम्‌--कुल्लक ) 7. नियन्त्रण, (मन 
का) निग्रह । , 

आयत्त (भ० क० कृ०) [आ-यत्‌--क्त] . अधीन 
आश्रित, सहारा लिए हुए (अधि० के साथ या समास 
में )--देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम-वेणी ० 
३।३३, भाग्यायत्तमत: परम--श० ४।१६, 2. वद्य, 
विनीत । 

आयसि: (स्त्री० ) [आ--यत्‌-- क्तिन्‌ | . आश्रय, अधीनता 


) 


2. स्नेह 3. सामथ्यं, शक्ति 4, हद, सीमा 5. यक्ति 
उपाय 6. महिमा, प्रताप 77 आचरण की स्थिरता । 

आययातथ्यम्‌ [अयथातथ-ष्यञ्ञ | अयोग्यता, अनपयक्तता 
अनौचित्य--शि० २॥५६। . 

आयमनम्‌ [आ--यम--ल्‍ल्यूट] . लम्बाई, विस्तार 2. 
नियंत्रण, निग्रह 3. (धनृष की भांति) तानना । 

आयल्डूकः [आयतन्निव लीयते अत्र ली-|-ड (बा०) संज्ञायां 
कन्‌ | धर्य का अभाव, प्रबल लालसा । 

आयस (वि०) (स्त्री ०-सी) [आयसो विकार: अण | लोह 
निमित, लोहा धातुनिमित---आयसं दंडमेव वा--मनु ० 
८।३ १४, सखि मा जल्प तवायसी रसज्ञा--भामि० 
२।५९,--सी कवच, बख्तर,--सम्‌ (. लोहा, मढं बृद्ध 
मिवात्मानं हमीभतमिवायसम्‌--कु० ६।५५, स चकष 
परस्मात्तदयस्कान्त' इवायसम रघ० १७६३, 2. लौह- 
निमित वस्तुक हथियार । 


आयस्त (भू० क० कृ०) [आ-+यस्‌-+क्त] . पीड़ित, 
दुःखी 2. चोट खाया हुआ 3. क्रद्ध, नाराज 4. तीक्षण । 

आयानम्‌ [आ--या--लल्‍्यूट्‌ | . आना, पहुँचना 2. नैसगिक 
मनोभाव, स्वभाव । 

आयाम: [आ--यम्‌--घजञ _]. लम्बाई--तियंगायामशोभी 
>मेघ० ५७, 2. प्रसार, विस्तार--कि० ७।६, 3 
फैलाना, विस्तार करना 4. निग्रह, नियंत्रण, रोकथाम 
-5प्राणायामपरायणा:-- भग ० ४॥२९, प्राणायाम: पर 
तप:--मन ० २॥८ ३ । 

आयामवत्‌ (वि०) [ आयाम--मतुप्‌ ] विस्तारित, लम्बा 
>-विक्रम० १।४, शि० ११।६५ । 

आयासः [आ--यस्‌ +घछा | [. प्रयत्न, प्रयासं, कष्ट 
कठिनाई, श्रम--बहुलायास--भग० १८२४, तु० 
अनायास' 2. थकावट, थकन, स्नहमलानि दुःखानि 
देहजानि भयानि च, शोकहषो तथायास: सर्वस्नेहात 
प्रवतेते । महा० । 


आयासिन (वि०) [आ-+यस्‌--णिनि| . परिश्रान्त, 
थका हुआ 2. प्रयास करन वाला, प्रवक उपयोग करन 
वाला-मनस्तु तझ्भावदशनायासि--श ० २१, ५१ । 


 आयक्त (भू० क० कृ०) [आ-+यज-+-क्त] . नियक्त, 


कायभार-युक्त (संबं० या अधि० ) भट्टि० ८११५, 
2. संयुक्त, प्राप्त-क्तः मंत्री, अभिकर्ता या कमिश्नर । 
आयधः--धम्‌--[आ-- यध्‌-- घझण_] हथिया र, ढाल, शस्त्र 
(यह तीन प्रकार के हँ-- (क) प्रहरण--खज्भरादिक 
(ख) हस्तमक्त--चक्रादिक (ग) यंत्रमक्त--बाणा- 
दिक; --न मे त्वदन्यंत विसोढमायुधम--रघु ० ३।६३। 
सम०--अ (आ ) ग़ारम्‌ शस्त्रागार, हथियार गोदाम 
-अहमप्यायधागार प्रविश्यायधसहायों भवामि-वेणी ० 
१, मनु० ९।२८०,--जोविन (वि०) शल्त्रास्त्र से 
जीवन-निर्वाह करने वाला, (-पुं० ) योद्धा, सिपाही । 


( १५७ ) 


आयुधिक (वि०) [आयुध--ठज्य_] शस्त्रास्त्रों से सम्बन्ध | आरः--रम्‌ [ आ--ऋ-- घञा | 4. पीतलू 2. अशोधित 


रखने वाला--कः सिपाही, सैनिक । 

आयुधिन, आयुधीय (वि०) [आयुध-|-इनि. छ वा] हथि- 
यारों को धारण करने वाला, (पूं०--धी ) --धीयः, 
योद्धा । 


आयुष्मत्‌ (वि०) [आयुस्‌ -- मतुप] . जीवित, जीता 
हुआ 2. दीर्घायू (नाटकों में प्रायः वृद्ध पुरुष सत्कुलो- 
छ्वूव व्यक्तियों को इसी नाम से सम्बोधित करते हैं; 
उदा० एक सारथि राजा को “आय ष्मन”! कह कर 
सम्बोधित करता हैं; ब्राह्मण को भी अभिवादन करने 
के लिए इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता है-तु० 
मनु० ४॥१२५,-आयुष्मन्‌, भव सौम्यति वाच्यो विप्रो- 
अभिवादन ) । 

आयुष्य (वि०) [आयुस्‌--यत्‌ | लम्बा जीवन करने वाला, 
जीवनप्रद, जीवनसंधा रक--इदं यशस्यमायुष्यमिदं नि: 
श्ेय्स परम्‌--मनु ० ११०६, ३।१०६,--ष्थम्‌ जीवन 
प्रद शक्ति । 

आयुस्‌ (नपुं०) [आ--इ--उस्‌]) 4. जीवन, जीवनावधि 
-“दीघेर्माय:--रघु० ९॥६२, तक्षकेणापि दष्टस्य 
आयुरंर्माणि रक्षति--हि० २।१६, शतायर्वे पुरुष: 
--एत० 2. जीवन दायक शक्ति 3. आहार (वाक्य 
रचना में आयुस्‌' का अन्तिम 'स बदलकर अघोष 
व्यंजनों से पूर्व 'घ्‌' तथा घोष व्यंजनों से पूर्व “र' बन 
जाता है) । सम०-कर (वि०) (स्त्री०-री) दीर्घ- 
जीवन करने वाला,--काम (वि०) दीर्घायु या स्वा- 
स्थ्य की कामना करने वाला,--द्रव्यम्‌ . औषधि 
2. घी,--वृद्धि: (स्त्री०) लम्बा जीवन, दीर्घाय,--बेदः 
स्वास्थ्य या ओषधि-विज्ञान--बेददश,--वेदिक, 
--वैदिन (वि०) ओऔषध से सम्बन्ध रखने वाला, 
(-पुं०) वेद्य, डाक्टर,-- शेषः जीवन का दोष भाग, 
"शेषतया-पंच० १।२, जीवन का ह्वास या अवसान, 
“स्तोमः (आयुष्टोम:) दीर्घाय पाने के लिए किया 
जाने वाला यज्ञ । 

आये (अव्य०) [ प्रा० स० | स्नेहबोधक सम्बोधनात्मक 
अव्यय । द 

आयोगः [आ-+युजू+-घजा_] . नियुक्ति 2. क्रिया, कार्य- 
सम्पादन 3. पुष्पोपहार 4. समद्रतट या नदी किनारा। 

आयोगवः [ अयोगव-+-अण्‌ ] श॒द्व द्वारा वैश्य स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र (इसका व्यवसाय बढ़ईगिरी है--तु ० मनु० 

.. १०४८ ),--कवी इस जाति की स्त्री । 

आयोजनम्‌ [ आ--यूजू्‌--ल्‍ल्युट] 4. सम्मिलित होना 2. 
पकड़ना, ग्रहण करना 3. प्रयास, प्रयत्न । 

आयोधनम्‌ [ आ-+-युध्‌ --ल्युट ] ।. यद्ध, लड़ाई, संग्राम 
-आयोधने कृष्णगर्ति सहायं---रघ्‌ ० ६॥४२, आयोध- 
नाग्रसरतां त्वयि वीर याते ५॥७१, 2. युद्धभमि । 


लोहा 3. कोण, किनारा,---र: . मंगल ग्रह 2. शनि- 
प्रह,--- रा . मोची की रांपी, 2. चाक, क्षत-शलाका । 
सम०--कूटः,--टम्‌ पीतल, उत्तर० ५११४ 

आरक्ष (वि०) [आ-रक्ष--अच्‌ ] परिरक्षित,--क्षः, 
“जा ]. प्ररक्षण, परिरक्षण, रक्षक (पहरेदार, 
सन्तरी )---आरक्षे मध्यमे स्थितान---रामा०, शा० 
२।५, मनु० ३।२०४ 2. हाथी की कुंभसंधि, 3. 
सेना । क्‍ 

आरक्ष (क्षि) क (वि०) [ आ-+ रक्ष +ण्बुछ, आरक्ष-- 
ठव्न_ वा | . पहरेदार, सन्तरी 2. देहाती या पुलिस 
का दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रे))। 

आरटः | आ-- रट्‌-+-अच्‌ | नट, नाटक का पात्र । 

आरणिः [ आ--ऋ--अनि | भँवर, जलावतं । 

आरण्य (वि०) (स्त्री०--ण्या,--ण्यी) | अरण्य--अण, 
स्त्रियां टापू, डीपू वा ] जंगली, जंगल में उत्पन्न । 

आरण्यक (वि०) [ अरण्य--व॒झं_] बन संबंधी, बन में 
उत्पन्न, जंगली, जंगल में उत्पन्न,--कः जंगल में रहने 
वाला, जंगली, वनवासी,-तपः षड़भागमक्षय्यं ददत्या- 
रण्यका हि नः--श० २।१३,--कम्‌ आरण्यक ग्रंथ, 
(यह ब्राह्मणग्रंथों से संबद्ध धामिक तथा दाशंनिक 
रचनाओं का एक समुदाय है जो या तो जंगल में रचे 
गये हैं या वहाँ उनका अध्ययन किया गया है ] 
“अरण्यध्नू च्यमानत्वात्‌ आरण्यकम्‌-बहदा ०, अरण्य- 
धध्ययनादेव आरण्यकमुदाह्तम॒ । 

आरतिः (स्त्री०)) [ आ--रम्‌-+- क्तिन्‌ ] . विराम, रोक 
2. प्रतिमा के सामने दीप-दान, या कपू र-दीपक घ॒माना, 
आरती उतारना । 


आरनालल्‍रूम्‌ | आ--ऋ--अचू, नल--धजञ आरो नालो 
गंधो यस्य - ब० स० ] माँड, चावल का पसाव । 

आरब्धिः (स्त्री०) [ आ-| रभ्-- क्तिन्‌ ] आरम्भ, शुरू । 

आरभटः | आरभ्‌ + अट ] उपक्रमशील या साहसी पुरुष, 
“एढट+--टी दिलेरी, विश्वास, -ठी 4. नाट्यकला की 
शाखा, दे० सा० द० ४२० तथा आगे 2. साहित्य की 
एक शली 3. विशेष नृत्यशली । | 

आरम्भः | आ-रभ्‌ू+-घञ्ा मम्‌ च | 4. आरम्भ, शुरू; 
उपाय: प्रारंभिक योजना--नृत्या रम्भे हर पशपतेराद- 
नागाजिनेच्छाम्‌ मेघ० ९९, 2. प्रस्तावना 3. कार्य, 
व्यवसाय, कृत्य, काम--आगमे: सदृशारंभ:ः--रघु० 
१।१५, ७।८१, भग० १२।१६, 4. त्वरा, वेग 5. प्रयास, 
प्रयत्त-भग० १४। १२, 6. दृश्य, कर्म--चित्रापितारम्भ 
इवावतस्थे--रघु० २।३१, 7. मार डालना, हत्या 
करना । 

आरम्भणम्‌ [ आ--रभ्‌-ल्युट्‌ मुम॒ च] . काब में करना, 
पकड़ना 2. पकड़ने का स्थान, दस्ता, बींटा । 


( १५८ ) 


आर (रा) वः [ आ--रु-अपू, घञा वा ]. आवाज 
2. चिल्लाना, गुर्राना । 

आरस्यम्‌ [| अरस--ष्यञ ] नीरसता, स्वादद्दीनता । 

आराज"-दे० आर के नीचे । 

अप्वरात (अव्य०) [आ--रा बा० आति--तारा० आर 
का अपा० ए० व० ]4. निकट, के पास (अपा० के 
साथ या स्वतंत्र )-तमच्यंमारादभिवतेंमानं---रघु० २। 
१०, ५३ 2. से दूर, (कंमं० के साथ--इन दोनों 
अर्थों में) शि० २३।३१, दूर, दूरस्थ 3. फासले पर, 
दूरी से उत्तर० २२४ । 

आरातिः [ आ--रा-+क्तिच्‌ | शत्रु । द 

आरातीय (वि०) [आरात्‌+-छ ] ॥. निकट. आसन्न 2. दूर का। 

आराज्निकम्‌ [ अरात्रावपषि निव॑ च -ठव्न_] 4. रात के 
समय भगवान्‌ की मूत्ति के सामने आरती उतारना 
“-सर्वेष्‌ चाज़ेषु च सप्तवारान्‌ आरात्रिकं भक्‍तजनस्तु 
कुर्यात्‌ >. आरती उतारने का दीपक-- शिरसि निहित- 
भार पात्रमारात्रिकस्य भ्रमयति मयि भूयस्ते कृपाद्े: 
कटाक्ष:---शंक र । 

आराधनम [| आ--राघ्‌--ल्यूट ]. प्रसन्नता, सन्‍्तोष, 
सेवा (खातिर )-येषामाराधनाय-उत्तर ० १, यदि वा 
जानकीमपि आराधनाय' छोकानां मुञ्चतो नास्ति मे 
व्यथा--१।१२९ 2. सेवा, पूजन उपासना, अचेंना, 
(देवता की), --आराधघतायास्थय सखीसमेताम्‌--क्रु ० 
११५८, भग० ७।२२ 3. प्रसन्न करने के उपाय--इदं 
तु ते भक्तिनम्र॑ सतामाराधनं वपु:--कु० ६।७३ 4. 
सम्मान करना, आदर करना--उत्तर० ४।१७ 5. 
पकाना 6. पूति, दायित्व निभाना, निष्पत्ति,--ना सेवा, 
--नी (देवता की) पूजा, उपासना, अचेना | 

आराधयित (वि०) [आ--राघ्‌+णिच्‌ /-तच्‌ ] उपासक, 
विनम्न सेवक, पूजक । 

आराम: [आ--रम्‌--घजञ्म_] !. खशी, प्रसन्नता---इन्द्रिया- 
राम:-भग ० ३।१६, आत्मा रामा:-- वेणी ० १। ३ १, एका- 
राम--याज्ञ ० ३३५८ 2. बाग, उद्यान--प्रियारामा हि 
वदेह्यासीत्‌ू--उत्तर० २, आरामाधिपतिविवेकविकल: 
“--भामि० १३१. 

आरामिकः [आरामं-+-ठक | माली । 

आरालिकः [अराल--ठक्‌] रसोइया । 

आरः [ऋ--उण] . सूअर 2. केंकड़ा । 

आरू (वि०) [ऋ--ऊ-+णित्‌] भूरे रंग का । 

आरूढ (भू० क० ०) [आ--रुहू-+क्त] सवार, चढ़ा 
हुआ, ऊपर बैठा हुआ---आछड़ो व॒क्षो भवता --सिद्धा ०, 
प्राय: कर्तृ वाच्य में प्रयकत-आरूढ़मद्री न्‌-रघु ० ६।७७ । 

आर्रूढि: (स्त्री० )[|आ--रुह -+क्तिन्‌ ] चढ़ाव, ऊपर उठना, 
उन्‍नयन (आलं० व श्ा० )--अत्यारूढिभेवति महता- 
मप्यपश्रंशनिष्ठा---श० ४, ५११ । 


आरेक: [आ--रिच्‌--घजञ_] 4. रिक्त करना, 2. संकुचित 
करना । 

आरेचित [आ--रिच्‌ ---णिच्‌ ---क्त] भींची हुई या सिकोड़ी 
हुई (आँख की भौहें) । 

आरोग्यम्‌ [अरोग-+ष्यञ_] अच्छा स्वास्थ्य । 

आरोप: [आ--रुह +णिच्‌+घजञ् , पुकागम: ] 4. एक वस्तु 
के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करना--बस्तु- 
न्यवस्त्वा रोपीषष्यारोप:--बे*० सू०,. गले मढ़ना 
--दौोषारोपो गुृणेष्वपि---अमर० 2. मान लेना (जैसा 
कि 'सारोपा लक्षणा' में) 3. अध्यारोपण 4. बोझा 
लादना, दोषारोपण करना, इलज़ाम लगाना । 


आरोपणम्‌ [आ--रुह--णिच्‌ --ल्यूटू, पुकागमः] 4. ऊपर 
रखना या जमाना, रखना---आद्र क्षिता रोपणमन्वभूताम्‌ 
रघु० ७॥२०, कु० ७॥२८ (आल) संस्थापन, जमा 
देना--अधिका रारोपणम्‌--तु ० ३, 2. पौधा छगाना, 
3. घनुष पर चिल्ला चढ़ाना | 

आरोह: [आ--रुह --घजञा | 4. चढ़ने वाला, सवार, जैसा 
कि 'अर्वारोह' तथा 'स्यंदनारोह' 2. चढ़ाव, ऊपर 
जाना, सवारी करना 3. ऊपर उठी हुई जगह, उभार, 
ऊंचाई 4. हेकड़ी, घमंड 5. पहाड़, ढेर 6. स्त्री की 
छाती, नितम्ब,-सा रामा न वरारोहा--उद्भूट, आरो- 
हनिबिडबृहन्नितम्बबिब:--शि० ८।८, 7. हरुम्बाई, 8. 
एक प्रकार को माप 9. खान । 

आरोहक: [ आ--रुह +ण्वुल ] सवार, चालक (हाँकने 
बाला ) । 

आरोहणम्‌ [आ--रुह --ल्यूट] . सवार होने, ऊपर चढ़ने 
या उदय होने की क्रिया--आरोहणा्थ नवयौवनेन 
कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ू--कु० १।३९, 2. (घोड़े 
को ) सवारी करना 3. जीना, सीढ़ी । 

आकि: [अकंस्यापत्यम्‌ू--इज्ण_] अक॑ का पुत्र, यम की 
उपाधि, शनि ग्रह, कर्ण, सुग्रीव, वेवस्वत मनु । 

आक्षे (वि०) (स्त्री०-क्षों) [ऋक्ष--अण्‌] तारकीय, तारों 
द्वारा व्यवस्थित अथवा तारों से सम्बद्ध । 

आर्घा [आ--अघ -+-अचू्‌+टाप्‌] एक प्रकार की पीली 
मधु-मक्खी । | 

आध्यम [आर्घा--यत्‌ |] जंगली शहद । 

आचे (वि०) (स्त्री ०-चों) [अर्चा अस्त्यस्य ण] भक्त, पूजा 
करने वाला, पुष्यात्मा । 

आचिक (वि०) (स्त्री०-की) [| ऋच्‌--ठज्ा ] ऋग्वेद संबंधी, 
या ऋग्वेद की व्याख्या करते वाला,--कम्‌ सामवेद का 
विशेषण । 

आजंवम्‌ [ऋजु---अण्‌ |] ॥. सरलता 2. स्पष्टवादिता, सद्द- 
ताव, खरापन, ईमानदारी, निष्कपटता, उदारहृदय 
होीना--अहिसा क्षान्तिराजेबं---भग ० १३॥७, क्षेत्र मार्ज- 
वस्थ---का ० ४५---3. सादगी, विनम्रता । 


( १५९ 


आज नि: [अर्जुनस्यापत्यम-इज्य | अर्जुन का पुत्र, अभिमन्य । 
आते (वि०) [आ-+-ऋ-+-क्‍्त] . कष्ट प्राप्त, उपहत, 
पीड़ित, प्रायः समास म--कामात॑, क्षधाते, तषात, 
आदि 2. बीमार, रोगी---आतंस्य यथौषधम---रघ्‌ ० 
१।२८, मनु० ४॥२३६ 3. दुःखित, कष्टप्राप्त, संकट- 


ग्रस्त, अत्याचार-पीडित, 

शस्त्र न प्रहतुमनागसि---श० १।११, रघृ० २।२८, 
८।३१, १२।१०, ३२ । सम०--नाद:,--ध्वनि:, 
“स्वरः दर्दभरी आवाज़,--बन्धुट,--साधुः दुःखियों 
का मित्र | 


आतंव (वि०) (स्त्री ०-बा,---वी ) [ऋतुरस्य प्राप्त:-अण | 
. ऋतु के अनुरूप क्तुसम्बंधी, मौसमी--अभिभय 
विभूतिमातंवीम्‌---रघु० ८।३६, कु० ४॥६८, वसन्‍्त- 
कालीन---रघ्‌ु ० ९।२८, 2. मासिक स्राव सम्बन्धी 
“-वः बष का अनभाग, वर्ष--वोौ घोड़ी--वम 
(स्त्रियों का) मासिक स्राव--नोपगच्छेत्प्रमत्तो5पि 
स्त्रियमातवदर्शन--मनु ० ४॥४०, ३॥४८ 2. मासिक- 
स्राव के परचात्‌ गर्भाधान के लिए उपयुक्त दिन 3. 
जे | 

आतंबेयो रजस्वला स्त्री । 

आति: (स्त्री०) [आ-+-ऋ--क्तिन्‌] 4. दुःख, कष्ट, व्यथा 
पीड़ा, क्षति (शारीरिक या मानसिक )-आर्ति न पश्यसि 
पुरूरवसस्तदथं-विक्रम ० २।१६, आपन्नातिप्रशमनफला: 
सम्पदो ह्यत्तमानाम--मेघ० ५३ 2. मानसिक वेदना 
दारुण दुःख--उत्कण्ठाति-अमरु ३९, 3. बीमारी, रोग 
4. घनष की नोक- 5. विनाश, विध्वंस । 

आत्विजोन (वि०) (स्त्री ०-नो) [ऋत्विजं तत्कर्माहँति खज्य | 
ऋत्विज के पद के उपयक्त । 

आत्विज्यम्‌ [ ऋत्विज्‌--ष्यज्_] ऋत्विज्‌ का पद, मर्यादा । 


आथ (वि०) (स्त्री ०-र्थो) 4. किसी वस्तु या पदार्थ से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. अथ सम्बन्धी, अर्थाश्रित, 
(विप० झाब्द) आर्थी उपमा आदि । 
आधथिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [अर्थ--ठक] 4. सार्थक 2 
बुद्धिमान 3. धनवान्‌ 4. तथ्यपर्ण, वास्तविक । 
आदर (वि०) [अदं +-रक्‌ दीघेश्च| !. गीला, नमीदार, 
सीला --तन्‍्त्रीमार्दं नयनसलिले:--मेंघ० ८०, ४३, 2 
अशष्क, हरा, रसीला 3. ताजा, नया--कामीवार्द्रा 
पराध:---अमरु २, कान्तमार्द्रोपराधम्‌्--मालवि० ३। 
१२, 4. म॒ृदु, कोमल--पप्रायः स्नेह, दया, तथा करुणा 
जसे शब्दों के साथ क्रमशः “खिला हुआ” “पसीजा 
हुआ “पिघला हुआ अर्थ प्रकट करता हैं---स्नेहादं- 
. हृदय--दया से पिघले हुए दिल वाला,--रई्द्र छठा 
_नक्षत्र। सम०--काष्ठम्‌ हरी लकड़ी,---पृष्ठ (वि० ) 
सींचा हुआ, विश्वांत किया हुआ--आइपष्ठा: क्रियन्तां 
वाजिन:---श ० १,--ज्ञाकं ताजा अदरक । 


) 


आद्रंकम [आर्द्रा--व॒न्‌ |] हरा अदरक, गीला अदरक । 

आद्वंयति (ना० धा०-पर०) गीला करना, तर करना 
“भत्‌० २५१ । 

आर्थ (वि०) [अर्--अण्‌] (समास के आरम्भ में ही 
प्रयक्त) आधा । सम०-धातुक (वि०) (स्त्री०-कौ ) 
(व्या० में) आधी धातुओं में लागू होने वाला, 

(कम्‌) आधंधातुक छः गणों से सम्बन्ध रखन 

वाली विभक्तियाँ व प्रत्यय (विप० 'सार्वधातुक ) 
-मासिक (वि०) (स्त्री०-की) आधे महीने रहने 
वाला । 

आधिक (वि०) (स्त्री०--को) [ अध--ठक ] आधे का 
साझीदार, आधे से संवंध रखने वाला,--कः जो आधी 
फसल के लिए खेत जोतता है, वेश्य स्त्री से उत्पन्न 
सन्‍तान जिसका पालन-पोषण ब्राह्मण के द्वारा होता हैं, 
दे० उद्धरण, अधिक के नीचे । 

आये (वि०) [ ऋ+पण्यत्‌ ] . आयेन, या अर्य के योग्य 
2. योग्य, आदरणीय, सम्माननीय, कुलीन, उच्चपदस्थ 
>-यदायमस्यामभिलाषि मे मनः-श० १।२२, यह शब्द 
प्रायः नाटकोपयोगी भाषा में सम्मान सूचक विशेषण 
के रूप यें प्रयक्‍्त होता है, संबोधन की आदरपूर्ण पद्धति 
है, आये सम्माननीय या आदरणीय श्रीमान्‌ जी । आय 
आदरणीय या सम्माननीय श्रीमती जी । लोगों को 
संबोधित करने के लिए “आये शब्द के प्रयोग के 
निम्नांकित नियम हें-- (क) वाच्यौ नटीसूत्रधा रावार्य- 
नाम्ना परस्प्रम (ख) वयस्येत्युत्तमर्वाच्यो मध्येरायति 
चाग्रज: (ग) (वक्‍तव्यो) अमात्य आयेति चेतरें: (घ) 
स्वेच्छया नामभिविप्रेविप्र आयंति चेतर:--सा ० द॒० 
४३१, 3. अत्यत्कृष्ट, मनोहर, श्रेष्ठ--यें: 4. ईरान के 
लोग, हिन्दूजाति जो अनार्य, दस्यू तथा दास से भिन्‍न 
हैं । 2. जो अपने देश के नियम तथा धरम के प्रति निष्ठा- 
वान्‌ हैं--कतंव्यमाच रन कार्यमकतंव्यमनाच रन, तिष्ठति 
प्रकृताचारे स वा आये इति स्मतः । पहले तीन 
वर्ण (विप० श॒द्र ) 4. सम्माननीय या आदरणीय पुरुष 
प्रतिष्ठित व्यक्ति 8. सत्कुलोत्पन्न पुरुष 6. सच्चरित्र 
पुरुष 7. स्वामी, मालिक 8. ग्रु, अध्यापक 9. मित्र 
0. वेश्य . इवसुर (जैसा कि “आय॑पुत्र मे) 2 
वृद्धभगवान्‌,--र्या . पावंती 2. श्वश्रू 3. आदरणीय 
महिला 4. छन्द, दे० परिशिष्ट । सम ०--आवत:ः श्रेष्ठ 
और उत्तम (आयें) लोगों का आवास, विशेषतः वह 
भूमि जो पूर्वी समद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैली हुई हूं 
तथा जिसके उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण मे विन्ध्य 
पर्वत हैं -तु० मनु ० २।२२, आसमद्वात्तु व पूर्वादास- 
मद्राच्च पश्चिमात्‌, तयोरेवान्तरं गिर्यो: (हिमविध्ययो: 
आर्याव्तें विदुर्बधा:। १०।३४ भी--गृह्ना (वि०) 
श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मानित, श्रेष्ठ पुरुषों का मित्र, सम्मा- 


्गॉक़ा 


( १६० ) 


ननीय व्यक्तियों के पास जिसकी पहुंच अनायास होती 
है,---तमायगह्म॑ निगहीत्घन:-- रघ० २।३ २३, 2. आद- 
रणीय, भद्र,-- देश: वह देश जहाँ आये लोग बसे हुए 
है,-प्रत्र: . सम्माननीय व्यक्ति का बेटा 2. आध्या- 
त्मिक गरु का पुत्र 3. बड़े भाई के पुत्र का सम्मान 
सूचक पद, पत्नी का पति के लिए तथा सेनापति का 
राजा के लिए सम्मानसूचक पद 4, दहवसुर का पुत्र 
अर्थात्‌ पति [प्रत्येक नाटक में, बहुधा संबोधन के रूप 
में, अन्तिम दो अर्थों के लिए प्रयुक्त), - प्राय (वि०) 
. जहाँ आय लोग बसे हों 2. जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति 
रहते हों,-सिश्र (वि०) आदरणीय, योग्य, पूज्य 
(--श्रः) सज्जनपुरुष, गोरवशाली पुरुष, (ब० व०) 
. योग्य और आदरणीय व्यक्ति, सम्य या सम्माननीय 
व्यक्ति---आयेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि--विक्रम० १, 2. 
श्रद्धेय, मान्यवर (आदरय॒क्त संबोधन ) -- ननन्‍्वार्यमिश्रे: 
प्रथममेव आज्ञप्तम्‌--श० १,-- लिगिन (पृं०) पाखंडी 
“>-वंत्त (वि०) सदाचारी, भद्र--रघु ० १४॥५५--बेश 
(वि०) अच्छी वेशभषा में, आदरणीय वेश घारण 
किये हुए,--सत्यम अत्युत्कृष्ट और अलौकिक सत्य 


-हृद्य (वि०) जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को रुचिकर हो | 


आयेक: | आयं-- स्वार्थ कन्‌ | . सम्माननीय या आदरणीय 
पुरुष, 2. बाबा, दादा । 

आयेका, आयिका [आर्या+कन्‌ हृस्व:, पक्षे इत्वम्‌ ] आद- 
रणीय महिला । 

आषं (वि०) (स्त्री०--रषो) | ऋषेरिदम्‌- अण्‌ ] ॥. 
केवल ऋषि द्वारा प्रयकत, ऋषिसंबंधी, आपषे, वेदिक 
(विप० “लौकिक या श्रेण्य' )--आर्ष: प्रयोग:, संबुद्धो 
शाकल्यस्येतावनाषें-- सिद्धा ० 2. पवित्र, पावन; अति- 
मानव,-- षे: विवाह का एक प्रकार, आठभेदों में से 
विवाह का एक भंद जिसमे दुलहिन का पिता वर 
महोदय से एक या दो जोड़ी गाय प्राप्त करता हँ-- 
आदायाषस्तु गोद्ययम्‌--याज्ञ ० १।५९, मनु ० ९।१९६ 
विवाह के आठ प्रकारों के नामों के लिए दे० 'उद्गाह, 
>“>ष्र पावन पाठ, वेद । 

आषेभ्य: [| ऋषभ--ज्य | बछड़ा जो पर्याप्त बड़ा हो गया 
ही, काम मे लाया जा सके या सांड बनाकर छोड़ा 
जा सके । 

आषंय (वि०) (स्त्री०--यी) [| ऋषि--ढक | . ऋषि 
से संबंध रखने बाला 2. योग्य, महानभाव, आदरणीय । 

आहत (वि०) (स्त्री०--तो) [ अहंत्‌--अण्‌ ] जनधम 
के सिद्धांतों से संबंध रखने वाला,--त: जैन, जेनघर्म 
का अनयायी,-- तम जनधम के सिद्धान्त । 

आहेन्ती,-- न्त्यम [| अहंत-+ष्यञ्ा , नम्‌ च ] योग्यता । 

आलः:--लम्‌ | आ--अल--अच्‌ ] 4. अंडों का ढर, मछली 
आदि के अंडे, 2. पीला संखिया । 


आलगदें: [ अलगदं --- अण्‌ ] पनिया साँप । 


आलभ्ननम्‌ | आ--लभ््‌+ल्युट॒] 4. पकड़ना, कब्जा करना 
2. छता 3. मार डालना 

आलम्ब: | आ--लम्ब्‌-- घञण ].!. आश्रय 2. थनी, टक 
(जिसके सहारे मनुष्य खडा होकर विश्राम करता हैं) 
-+ईह हि पततां नास्त्यालंबो न चापि निवतंनम्‌ 
>-शा० ३।२, 3. सहारा, रक्षा--तवालम्बा[दम्ब 
स्फ्रदलघुगवंण सहसा--जग ० 4. आशय । 


आलम्बनम्‌ | आ+लम्बू-ल्‍ल्यूट्‌ | . आश्रय, 2. सहारा, 
थूनी, टेक-कि० २।१३, सहारा देते हुए--मेघ ० ४, 
3. आशय, आवास 4. कारण, हेतु 5. (सा० शा० में) 
जिस पर रस आश्रित रहता हैं, वह पुरुष या वस्तु 
जिसके उल्लेख से रस की निष्पत्ति होती है, रस को 
उत्तेजित करने वाले कारण का रस से नेसगिक और 
अनिवायं संबंध, रस की निष्पत्ति के कारण (विभाव) 
के दो भंद हं-आलंबन और उद्दीपन, उदा० बीभत्स मे 
दुगंधयक्त मांस रस का आलबन हूँ, तथा दूसरी प्रस्तुत 
परिस्थितियाँ जो मांसगत कीड्डें आदि की घिनौनी 
भावनाओं को उत्तेजित करती हैँ इसके उद्दीपन हैं, 
दुसरे रसों के विषय में-दे १,सा० द० २१०-२३८ । 
आल्म्बिन (वि०) [आ--लम्ब्‌ू+-णिनि] 4. लटकता हुआ 
सहारा लेता हुआ, झुकता हुआ 2. सहारा देने वाला, 
बनाये रखने वाला, थामन वाला 3. पहने हुए 


आलम्भ:-भनम्‌ [आ+लभ्‌- घजञ , मुम्‌ च, पक्ष ल्यूट | 
पकड़ना, कब्जा करना, स्पर्श करना 2. फाड़ना 3. मार 
डालना (विशेषत: ग्रज्ञ में पश--बलि देना) अश्वा- 
लम्म, गवालम्भ । 

आलबय:-यम | आ-+-ली--अच ] 4. आवास, घर, निवास 
गृह--न हि दुष्टात्मनामार्या निवसन्त्यालये चिरम- 
रामा ० --सर्वाञज्जनस्थानक्ृतालयान्‌---रामा ० जो जन- 
स्थान में रहा 2. आशय, आसन या जगह---हिमालयो 
ताम नगाधिराज:--कु० १, इसी प्रकार देवालयम्‌, 
विद्यालयम्‌ आदि । 

आलके (वि०) [ अलकंस्येदम्‌ू-अण्‌ ] पागल कुत्ते से सबंध 
रखने वाला या उससे उत्पन्न--आलक॑ विषमिव 
सर्वतः प्रसतम--उत्तर० १।४४०। 

आलवण्यम | अलवणस्य भाव:--ष्यञा | 4. फीकापन, 
स्वादहीनता 2. कुरूपता । 

आलवालम्‌ | आसमन्तात्‌ लव॑ जललवम्‌ आलाति--आ 
-+ला+ंक तारा० | (वृक्ष की जड़ के चारों ओर) 
पानी भरन का स्थान, खाई,-- प्रण नियुक्ता--श ० 
१--विश्वासाय' विहगानामालवालाम्बपायिताम्‌-रघु ० 
१।१५ । 

आलस (वि०) (स्त्री०--सी) [| आलसति ईषत व्याप्रियते 
--अच्‌ ] सुस्त, काहिल, ढीला-ढाला । 


( १६१ ) 


आलस्य (वि०) | अलूसस्य भाव:--ष्यञ् ] सुस्त, ढीला- 
ढाला, काहिल,---स्यम सस्ती, शिथिलता, स्फरति का 
अभाव--शकक्‍तस्य चाथ्यनत्साह: कमंस्वालस्यमच्यते 
>ससश्रुत।; आलरूस्य (स्फति का अभाव) ३३ व्यभि 
चारिभावों म॑ से एक हँ--उदा० न तथा भूषयत्यडु 
न तथा भाषते सखीम, जम्भते मुहरासीना बाला 
गर्भभरालसा--सा ० द० १८३ । 

आलातम्‌ [ अलात-+-अण्‌ ] जलती हुई लकड़ी । 

आतठानम्‌ [ आ--ली--ल्यूट्‌ ] . वह स्तंभ जिससे हाथी 
बाँधा जाय, बाँघे जाने वाला खंबा, रस्सा भी जिससे 
हाथी बाँधा जाता हे--अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य 
दन्तिन:---रघ्‌ु० १।७१, ४॥६९, ८१, आलाने गद्यते 
हस्ती--मच्छ० १।५०, 2. हथकडी, बंध 3. जंजीर 
रस्सा 4. बंधना, बाँधना । 

आलानिक (वि०) (स्त्री०--की) [ आलान-+ठल_ ] उस 
थूनी का काम देन वाली वस्तु जिसके सहारे हाथी 
बाँधा जाता हे,--आलानिक स्थाएंमिव द्विपेन्द्र:-रघु० 
१४।३८ । 

आलाप: [ आ--लप्‌-घज्ण ) !. बातचीत, भाषण, समा- 

/ लाप-अये दक्षिणन वक्षवाटिकामालाप इव श्रयते 
“-श० १, 2. कथन, उल्लेख । 

आलापनम्‌ [ आ-+-लप्‌+णिच्‌-+- ल्युट ] बोलना, बातचीत 
करना । 

आलाबु:-ब्‌ः (स्त्री०) घीया, पेठा कद्‌दू, कुम्हड़ा | दे० 
'अलाब । 

आलावतंम्‌ | आल पर्याप्तमा वत्यते इति--आल--आ -+ वत्‌ 
+णिच्‌+अचू) कपड़े का बना पंखा । 

आलि (वि०) [ आ+-अरू+इन ] . निकम्मा, ससस्‍्त 2 
ईमानदार-- लि: . विच्छ 2. मघमक्खी,--लि:,--लो 
(स्त्री ०) . (किसी स्त्री की) सहेली--निवायंतामालि 
किमप्ययं वट:--कु० ५।८३,७।६८, अमरु २३, 2. पंक्ति 
परास, अविच्छिन्न रेखा (तु० आवलि) -तोयान्तर्भा- 
स्करालीव रेजे मुनिपरम्परा--कु० ६।४९, रथ्यालि-- 
अमरु ८२, 3. रेखा, लकीर 4. पुल 5. पुलिया, बांध । 

आलिड्भनम्‌ [आ--लिझग-- ल्यट] परिरंभण, गले लगाना 
गलबाहीं देना--(स प्राप) आलिड्भननिरवेतिम--रघु ० 
१२।६५ । 

आलिड्धिन (व०) [ आ+लिज्रु-इनि | गलबाहीं देने 
वाला, (पृं०-गी), आलिडग्य: जो के दाने के आकार 
जैसा बना छोटा ढोल । 

आलिज्जरः [अलिज्जर एव स्वार्थ अण्‌ ] मिट्टी का बड़ा घड़ा । 

आलिन्दाप-न्दक: | आलिन्द-|-अण, स्वार्थ कन्‌ च! 
के सामने बना चौतरा, चबतरा 2. सोने के लिए ऊँचा 
बनाया हुआ स्थान । 

आलिम्पनम्‌ [ आ-+-लिप्‌--ल्युट, मुम्‌॒ च॒ ] उत्सवों के अव- 

२१ 


सर पर दीवारों पर सफंदी करना, फर्श लीपना आदि ; 
'आदीपनम्‌ । 

आलोढम्‌ [ आ-|-लिह -|क्त ] बन्दुक से निशाना लगाते 
समय दाहिने घटने को आगे बढ़ा कर और बाये पर 
को मोड़ाकरा बंठनाःजअतिष्ठदालीढविशेषशोभिना 
--रघु० ३॥५२, दे० कु० ३।७० पर मल्लि० ॥ 

आल: [ आ+ल-+ड |] उल्लू 4. आबनूस, काला 
आबनूस,--लः (स्त्री०) घड़ा,--ल (नपुं०) लट्ठों 
को बाँध कर बनाया गया बेड़ा, घन्‍्नई (दो घड़ों को 
बाँध कर बनाई गई नौका ) क्‍ 

आलुऊूचनम्‌ [ आ-+लज्च्‌-|ल्यूट्‌ ] फाड़ना, टुकड़ें-टुकड़े 
करना । 

आलेखनम्‌ [ आ--लिख -|ल्यूट्‌ ] ।. लिखना 2. चित्रण 
करना 3. खुरचना,--नी कुंची, कलम । 


आलेख्यम्‌ [आ--लिख्‌ -+पण्यत्‌ ] . चित्रकारी, चित्र--इति 
संरम्भिणो वाणीबलस्यालेख्यदेवता:-शि० २।६७, रघु ० 
३।१५, 2, लिखना । सम०-जलेखा बाहरी रूपरेखा, 
चित्रण.---शेष (वि०) चित्र को छोड़ कर जिसका 
ओर कुछ शष न रहा हो अर्थात्‌ मत, मरा हुआ 
-आलेख्यरपस्य पितु:--रघु० १४।१५, 

आलेप:-पनम्‌ [ आ-+-लिप-+-घजञ , ल्यूट्‌ वा ] . तेल या 
उबटन आदि का मलना, लीपना, पोतना 2. लेप । 

आलोक:-कनम्‌ | आ--लोक +घछजा , ल्यूट वा ] . दशन 
करना, देखना 2. दृष्टि, पहल, दशेन--यदालोके 
सूक्ष्म्म---श० १॥९, कु० ७॥२२, ४६, सुख -विक्रम० 
४२४, 3. दृष्टि-परास-आलोके ते निपतति प्रा सा 
बलिव्याकुला वा--मेघ० ८५, रघु ० ७॥५ कु० २।४५, 
4. प्रकाश, प्रभा, कान्ति--निरालोक॑ लोकं---मा० 
५।३० ९।३७, 5. भाट, विशेषतः भाट द्वारा उच्चरिते 
स्तुति-शब्द (जेसे 'जय, आलोकय' )-ययाव॒ुदी रितालोक: 
रघ ० १७॥२७, २।९, का० १४ ! 

आलोचक (वि०) [ आ+लोव्‌+ण्वुलू ] आलोचना करने 
वाला, देखने वाला,--कम्‌ दशन-शक्ति, दृष्टि का 
कारण | 


आलोचनम्‌-ना [ आ--लोच्‌--ल्यूट, यच्‌ वा |] . दर्शन 

“-करनाइदेखना, सर्वक्षण, समीक्षा 2. विचार करना 
विचार-विमश । 

आलोडनम्‌--ना [ आ-+-लड्‌्-+णिच्‌--ल्यट ]. बिलोना 
हिलाना, क्षब्ध करना 2. मिश्रण करना । 

आलोल (वि०) [ प्रा० स० ] . कुछ कांपता हुआ, (अँखों 
को ) घमाता हुआ 2. हिलाया हुआ, विक्ष॒ब्ध--अमरु 
३, मेघ० ६१ । 

आवनेय: [अवनि-+-ढक | भूमिपुत्र, मंगल ग्रह की उपाधि। 

आवन्त्य (वि०) [ अवन्ति+ज्यहु] अवन्ति से आने वाला, 
या संबन्ध रखने वाला,-जन्त्यः अवन्ती का राजा, 


( 


अवन्ती का निवासी, पतित ब्राह्मण की सन्‍्तान--दे० 
सनु० १०।२१॥ 

आवपनम्‌ [ आ + वप्‌-- ल्यूट | . बोना, फंकना, बखरना 
2. बीज बोना 3. हजामत करना 4. बतन, मतबान 
पात्र । 

आवरकम्‌ [ आ-+-व्‌+ण्व॒ल ] ढकक्‍्कन, पर्दा । 

आवरणम्‌ [ आ--व्‌ --ल्युट्‌ ] ।. ढकना, छिपाना, मूंदना, 
>सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टे: कल्पेत लोकस्य कथथं तमिस्ना 
-रघ० ५११३, १०४४६, १९॥१६, 2. बंद करना 
घेरना 3. ढकना 4. बाधा 5. बाड़ा, अहाता, चहार- 
दीवारी--रघ्‌ ० १६॥७, कि० ५॥२५, 6. कपड़ा, वस्त्र 
7. ढाल । सम०--जशक्ति: मानसिक अज्ञान (जिससे 
वास्तविकता पर पर्दा पड़ा रहता हैं) । 

आवबते: [ आ-+-व॒ृत्‌+ घर्ञा ]॥. चारों ओर मुडना, चक्‍कर 
काटना 2. जलावतें, भवर--नृपं तमावतंमनोज्ञनाभि 
--रघु० ६।५२, दशितावतंनाभे:--मेघ० १८, आवतं 
संशायानाम--पंच ० ११९१, 3. पर्यालोचन, (मनम ) 
घमना 4. बालों के पटठ, अयाल 5. घनीबस्ती (जहां 
बहुत पुरुष इकट्ठे रहते हों) 6. एक प्रकार का रत्न । 


आवतक: | आवतं-|-कन्‌ ] . मत्ते बादल का एक प्रकार 
>जजातं वंश भृवनविदिते पुष्क रावतंकानाम्‌ >>मेघ ० 
६, कु० २५० 2. जलावते 3. क्रान्ति, घमाव 4 
धंघराले बाल । 

आवर्तनस [ आ--व॒त्‌+ल्यूट ] 7. चारों ओर मुड़ना, 
चक्कर काटना 2. वृत्ताकार गति, घूृर्णन 3. (धातुओं 
का ) पिघलाना, गलाना 4. आवृत्ति करना,>-न: 
विष्ण,-- नी कुठाली । 

आवलिः-न्‍ली (स्त्री०) [ आ-+-वल--इन्‌ पक्ष डीष्‌ ] 
रेखा, पंक्ति, परास--अरावलीम्‌--विक्रम ० १।४, इसी 
प्रकार अलक दंततेहार रत्न जआदिटै सिलसिला, 
अबिच्छिन्न लकी र । 

आवलित (वि०) [ आ-+-वल --क्त ] जरा सा मड़ा हुआ। 

आवश्यक (वि०) (स्त्री०--की) | अवश्य--वुझ |] 
अनिवार्य, जरूरी--ए तेष्वावश्यकस्त्वतो--भाषा ० २२, 
-“-कम्‌ . जरूरत, अनिवायंता, कतेव्य 2. अनिवायें 
फल । 

आवसति: (स्त्री०) [ प्रा० स० |] रात्रि (विश्राम करने का 
समय ), आघोीरात । 

आवसथ: [ आ-+-वस्‌ --+अथच्‌ |. आवास, आवास-स्थान, 
घर, निवास--निवसन्नावसथ पुरादबहि:-रघु० ८।१४ 
2. विश्लाम करनेका स्थान, विश्रामस्थल 3. छात्रा- 
वास, संनन्‍्यासाश्रम । 

आवसथ्य (वि०) [ आवसथ --जञ्य ] गही, घर म॑ विद्यमान 
“थ्यः (अग्निहोत्र की) पावन अग्नि जो घर म 
रक्खी जाती है, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली पंचारिनियों 


१६२ ) 


में से एक, दे० 'पंचाग्नि,--थ्य:--थ्यम्‌ छात्रावास, 
सन्यासाश्रम,--थ्यम्‌ घर । 

आवसित (वि०) [आ-+-अव--सो--क्त | . समाप्त, 
पूर्ण किया गया 2. निर्णीत, निर्घारित, निश्चित,--तम्‌ 
पका हुआ अनाज (खलिहान से लाया हुआ ) । 

आवह (वि०) [ आ--वह --अच्‌ ] (समास का अन्तिम 
पद ) उत्पन्न करने वाला, राह दिखाने वाला देखभाल 
करने वाला, लाने वाला,-क्लेशावहा भतृ्‌रलक्षणा5हम्‌ 
”-रघु० १४॥५, इसी प्रकार दुःख , भय । 

आवाप: [ आ--वप्‌-+ घञ्म | 4. बीज बोना 2. बखरना 
फंकना 3. आलवाल 4. बर्तन, अनाज रखने का मटका 

. 5. एक प्रकार का पेय 6. कंकण 7. ऊबड़-खाबड़ भूमि । 

आवापक: | आवाप-+-कन्‌ | कंकण । 

आवापनम [ आ-+-वप्‌+णिच्‌ --ल्युट्‌ ] करघा, खड्डी । 

आवालम्‌ [ आ-|-वल -)णिच्‌ -- अच्‌ ] थांवला, आलवाल 


आवास: [ आ--वस-|-घञा ]. घर, निवास 2. शरण- 
स्थान, मकान--आवासवक्षोन्मखबहिणानि ---रघ ० 
२।९१७ । 

आवाहनम | आ-+वबवह्‌ +णिच-+ल्यट ] . बलवाना, 
निमंत्रण, पुकारना 2. देवता का (यज्ञ में उपस्थित 
होने के लिए) आवाहन करना (विप० दबिसजंन) 

अग्नि में आहृति डालना--याज्ञ ० १२५१ । 

आविक (वि०) (स्त्री०--की ) [ अवि-+ठक्‌ ] |. भड़ से 
संबंध रखने वाला,--आविक क्षीरम--मनु० ५॥८ 
२।४१ 2. ऊनी,--कम्‌ ऊनी कपड़ा । 

आविग्न (वि०) [ आ-+-बिज्‌ +-क्त ] दुःखी, कष्टग्रस्त । 

आविद्ध (भू० क० कृ०) [ आ+-+-व्यघ्‌--क्त ] . बिघा 
हुआ, छेंदा हुआ 2. मड़ा हुआ, टेढ़ा 3. बलपवेक फका 
हुआ, गति दिया हुआ । 

आविर्भाव: [ आविस-+भू+-घञणा |] 4. अभिव्यक्ति, उप- 
स्थिति, प्रकट होना 2. अवतार । 

आविल (वि०) [आधिलति दृष्टि सतृणाति--विलू--क 
तारा०] . पंकिल, मला, गदला--पड्धुच्छिद: फलस्येव 
निकषेणाविलं, पयः--मालवि० २।८, तस्याविलाम्भ 
परिशद्धिहेतोः--रघ० १३॥३६ 2. अपवित्र, दृषित 
(आलं० भी ) ,-त्वदीयश्चरितरनाविले:---कु ० ५।५७ 
3. काले रंग का, हलके काले रंग का 4. घंंघला 
निष्प्रभ--आविलां मगलेखाम्‌--रघु ० ८।४२ 

आविल्यति (ना० धा० पर०) धब्बा लगाना, कलंक 
लगाना । 

आविष्करणम्‌, आविष्कार: | आविस--क+ ल्यूद--घञ 
वा ] अभिव्यक्ति, दशन देना, भ्रकट करना --असूया 
गुणषु दोषाविष्क रणम्‌--अमर ० । 

आविष्ट (भ० क० कृ०) [आ--विश--क्त] 4. प्रविष्ट 2. 
(भूत प्रेतादिक से ) ग्रस्त 3. संपन्‍न, भरा हुआ, वशीकृत, 


( १६३ ) 


काबू पाया हुआ, भय क्रोध” 4. निमग्न, लीन अधि- 
कार में किया हुआ, जुटा हुआ । 

आविस्‌ (अव्य०)|आ--अव्‌ “इस |] निम्नांकित अर्थ प्रकट 
करने वाला अव्यय--आंखों के सामने” खुले रूप में' 
प्रकटतः (प्राय: यह अव्यय--अस्‌, भू और कू धातु 
से पूवे लगता ह)--आचायंक विजयि मान्मथमावि रा- 
सीत्‌ू--मा० १।२६, (याति) आविष्कृतारुणपुरस्सर 
एकतो$के:--श ० ४। १, तेषामाविरभूद्ब्रह्मा--कु ० २।२ 
रघु० ९॥५५ । 

आवीतम्‌ [ आ-+-व्य-- क्त ] यज्ञोपवीत (चाहे किसी प्रकार 
सव्य, अपसव्य पहना हुआ हो) । 

आवुकः (नाटयशालीय भाषा में) पिता । 

आवुत्त: | आप्‌-क्विप्‌, आपमुत्तनोति इति उद्‌--तन्‌-|-ड ] 
बहनोई, जीजा,---उत्तर ० १, श० ६ । 

आवबृत्‌ (स्त्री०) [आ-+-वृत्‌--क्विप्‌ ] 4. मड़ती हुई 

: प्रविष्ट होती हुई 2. क्रम, आनुपूर्व्य, पद्धति, रीति 

““अनयवाबृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः--मनु०» 
२३।१४८ याज्ञ ० ३।२, 3. रास्ते का मोड, मार्ग, दिशा 
4. शुद्धीकरण संबधी संस्कार--मनु ० २।६६ । 

आवृत्त (भू० क० कृ०) [ आ+-वृत्‌--क्त ] 4. मुड़ा हुआ, 
चवकर खाया हुआ, लौटा हुआ 2. दोहराया हुआ, 
“उद्विरावृत्ता दश द्विदशा:--सिद्धा० 3. याद किया 
हुआ, अध्ययन किया हुआ । क्‍ 

आवृत्तिः (स्त्री०) [आ--वृत्‌--क्तिन्‌ |] . मड़ना, 
लोटना, वापिस आना,--तपोवनावृत्तिपथम्‌--रघु ० 
२।१८, भग० १।२३, 2. प्रत्यावतंन, प्रतिनिवर्तन 3. 
नतकर खाना, चारों ओर जाना 4. (सूर्य का) उसी 
स्थान पर फिर लौटना--उदगावत्तिपथेन नारद: 
रघु० ८।३३, 5. जन्म-मरण का बार २ होना, 
सांसारिक जीवन,--अनावृत्तिभयम्‌ - कु० ६॥७७ 6. 
आवृत्ति, दोहराना, संस्करण (आधुनिक प्रयोग), 7. 
दोहराया हुआ पाठ, अध्ययन---आवृत्ति: सर्वशास्त्राणां 
बोधादपि गरीयसी--उद्भूट ० । 

आवृष्टि: (स्त्री०) | आ--वृष्‌--क्तिन | बरसना, बारिश 
की बोछार । 

आवेग: [आ--विज्‌-| घञ्म_ ] . बेचैनी, चिन्ता, उत्तेजना, 
विक्षोभ, घबड़ाहट--अलमावेगेन--श० ३, अमरु ८३ 
2. उतावली, हड़बड़ी 3. क्षोभ--- ३३ व्यभिचारि-भावों 
में से एक समझा जाता है) । 

आवेदनम्‌ [ आ-|-विद्‌-- णिच्‌-ल्यूट ] . समाचार देना, 
सूचना देना 2. अम्यावेदन 3. अभियोग का वर्णन 
( विधि० में ) 4. अभिवाचन, अर्जीदावा | 

आवेश: [आ-|विश --घज्म_] . प्रविष्ट होना, प्रवेश 2. 
अधिकार में करना, प्रभाव, अभ्यास, समय” अभिमान 
का प्रभाव-- रघु ० ५११९ 3. एकनिष्ठता, किसी पदार्थ 


के प्रति अनुरक्ति 4. घमंड, हेकड़ी 5. हड़बड़ी, क्षोभ, 
क्रोध, प्रकोप 6. आसुरी भूतबाधा 7. लकवे की बेहोशी 
या मिरगी की मूर्छा । 

आवेशनम्‌ [आ--विश -- ल्यूट्‌ | . प्रविष्ट होना, प्रवेश 2. 
आसुरी प्रेतबाघा 3. प्रकोप, क्रोध, प्रचण्डता 4. 
निर्माणी, कारखानां-मन्‌ ० ९।२६५, 5. घर । 

आवेशिक (वि०) (स्त्री०-कौ) . विशिष्ट, निजी 2. 
अन्तहित---कः अतिथि, दर्शक । 

आवेष्टक: [आ--वेष्ट--णिच्‌-+ण्वुल] दीवार, बाड़, 
अहाता । 

आवेष्टनम्‌ [आ--वेष्ट्‌ --णिच्‌ -|- ल्यूट] . लपेटना, बँधना, 
बाँधना 2. ढकना, लिफ़ाफ़ा 3. दीवार, बाड़, अहाता । 

आश (वि०) [अश्‌--अण्‌ | खानेवाला, भोक्‍ता (बहुघा 
समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त होता है) 
उदा० हुताश, आश्रयाश,---शः [अश्‌--घज्म_] खाना 
(जैसा कि 'प्रातराश' में) । 

आशंसनम्‌ [आ-|-शंस्‌ -|-ल्यूद ] . प्रत्याशा, इच्छा---इष्टा- 
शंसनमाशझ्ी:--सिद्धा ० 2. कहना, घोषणा करना । 

आशंसा [आ-+-शंस्‌ू--अ] . इच्छा, अभिलाष, आशा 
““निद्थे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे--रघु० 
१२।४४, भटद्वि ० १९।५, 2. भाषण, घोषणा 3. कल्पना 
“आशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः 
“मा० ५॥७। द 

आशंसु (वि०) [आ--शंस्‌-|-उ] इच्छुक, आशावान्‌ । 

आशडूग [आ--शड्भू[--अ] 4. भय, भय की सम्भावना, 
“-नष्टाशडूगह रिणशिशवो मन्दमन्द॑ चरन्ति--श० 
१।१६, आशदूया मुक्तम्‌ू--भतं ० ३।५, 2. सन्देह, 
अनिश्चयात्मकता,--इत्याशद्आायामाह--गदाघर 3. 
अविश्वास, शक । 


आदशड्रित (भू० क० क्ु०) [आ--शझ्क्‌-|क्त] . भीत, 
डरा हुआ,-तम्‌ 4 भय, 2 सन्देह 3 अनिरचयात्मकता । 

आशय: |[आ-+-शी--अच्‌ | . शयनकक्ष, विश्वामस्थलू, 
शरणागार 2. निवास-स्थान, आवास, आसन, आश्रय- 
स्थान---वायुगेन्धानिवाशयात्‌-- भग ० १५।८, अपूथक्‌* 
“उत्तर० १।४५, 3. पात्र, आधार---विषमो५$पि 
विगाह्यते नयः कृततीर्थ: पय्सामिवाशय:---कि ० २।३, 
तु० जलाशय, आमाशय, रक्‍्ताशय' आदि 4. पेट 5. 
अर्थ, इरादा, प्रयोजन, भाव--इत्याशय:, एवं कवेरा- 
शय: (टीकाकारों के द्वारा बहुघा प्रयकक्‍्त दे० 'अभि- 
प्राय ) 6. भावनाओं का स्थान, मन, हृदय--अहमात्मा 
गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित:--भग ० १०।२०, महावी ० 
२। ३७, 7. सम्पन्नता 8. कोठार 9. मन, इच्छा 0. 
भाग्य, किस्मत 44. (जानवरों को पकड़ने के लिए 
बनाया गया) गत--आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह 
इवाहये--महा ० । सम०--आद्व: अग्नि । 


( (९६४ ) 


आदर: [आ--शू--अच्‌ |] . अग्ति 2. असुर, राक्षस 3. 
वायु । 

आशवम्‌ [आशोर्भाव:--अण्‌] . वेग फुर्ती 2. खींची हुई 
शराब, अरिष्ट (अधिकतर “आसव' लिखा जाता है) । 

आशा [आ--अशू--अच्‌ | 4. (क) उम्मीद, प्रत्याशा, 
भविष्य--तामाशां च सुरद्रिषामू--रघु० १२॥९६, 
आश्ञा हि परम दु:ख नेराश्यं परम सुखम--सुभाष ०, 
त्वमाशे मोघाशे 2. मिथ्या आशा या प्रत्याशा 3. स्थान, 
प्रदेश, दिग्देश, दिशा--अगस्त्याचरितामाशामनाशास्य- 
जयो ययौ--रघु० ४४४, कि० ७॥।॥९ । सम० 
-“अन्वित,--जनन (वि०) आशावान्‌, आशा बढ़ाने 
वाला,--गज दिग्गज दे० “अष्टदिग्गज ,---तन्तु: आशा 
को डोर, क्षीण आशा--मा० ४।३, ९।२६-- पाल: 
दिक्पाल दे० “अष्टदिक्पाल',--पिशाचिका आशा की 
कल्पना-सृष्टि,--बन्ध: 4. आशा का बन्धन, विश्वास, 
भरोसा, प्रत्याशा--गुवंपि विरहदःखमाशाबन्ध: साह- 
यति---श ० ४॥१५, मेघ० १०, 2. तसलल्‍ली 3. मकड़ी 
का जालहा,--भेंग: निराशा, नाउम्मीद,--हीन (वि०) 
निराश, हताश । 

आशाढ: दे० 'अ(आ )षाढ: । 

आश्ञास्थ (स० कृ० ) [आ--शास्‌--ण्यत्‌ | ॥' वरदान द्वारा 
प्राप्प 2. अभिलषणीय, वांछतीय---रघु० ४]४४ 
“सथम्‌ वाञऊछनीय पदार्थ, चाह, इच्छा,---मालवि० 
५।२०, 3. आशीर्वाद, मंगलाचरण---आशास्यमन्यत्पु- 
नरुक्तभतम्‌---रघ्‌ ० ५।३ ४ । क्‍ 

आशिज्जित (वि०) [आ-+-शिञज्ज्‌ --क्त] झनकार (आभ- 
षणों की ) कु० ३३२६ । 

आशित (वि०) [आ--अश्‌ --क्त] 4. भुक्त, खाया हुआ 
2. खाकर तृप्त,--तम्‌ भोजन करना । 

आशितड्भवोन (वि०) [आशिता अशनेन तृप्ता गावो यत्र, 
“खंज्ग_ निपातनात्‌ मुम्‌] पहले पशुओं द्वारा चरा 
हजा । 

आशितंभव (वि०) [अआशित--भू--खच्‌, मुम्‌ ] तृप्त होने 
वाला, संतृप्त होने वाला (भोजन के रूप में )--बम्‌ 
. आहार, भोज्य पदार्थ 2. अघाना, तृथ्ति (पुं० भी) 
-फलयेंष्वाशितंभवम्‌--भट्टि ० ४। ११ । 

आशिर (वि०) [ आ--अशू्‌--इरच्‌ ] भोजनभट्ट,--र: 4. 
अग्नि 2. सूर्य 3. राक्षस । " 

आशिस्‌ (स्त्री०) ('शीः, शीर्भ्याम-आदि) | आ+-शास्‌ 
-+-विंवपू, इत्वम्‌ | . आशीर्वाद, मंगलकामना (परि- 
भाषा- वात्सल्याद्त्र मान्यने कनिष्ठस्याभिधीयते, 
इष्टावधा रक॑ वाक्यमाशी: सा परिकोतिता ।) “आशिस्‌' 
और “वर' भिन्‍नाथंक दब्द हैं, आशीर्वाद तो केवलमात्र 
किसी की मंगलूकामना या सद्भावना की अभिव्यक्ति 
हँ--वह चाहे पूरी हो या न हो, इसके विपरीत “वर' 


शब्द की भावना अधिक स्थायी और पूर्णता की 
निरचायक हे---तुल०--वरः खल्वेष नाशी:--श० ४४, 
आशिसो गुरुजनवितीर्णा वरतामापद्चन्ते--का० २९१, 
अमोघा: प्रतिगुह्न्तावर्ध्यानुपदमाशिष:-रघु ० १।४४, 
जयाशी:---कु० ७।४७, 2. प्राथना, चाह, इच्छा-कु० 
५।७६, भग० ४॥२१, 3. सांप का विषेला दांत (तु० 
'आशीविष ) । सम०--वाद:,---वचनस (आशीर्वाद: 
आदि ), आशीर्वाद, मंगलाचरण, किसी प्रार्थना या 
सखद्भावना की. अभिव्यक्ति-- आशीवंचनसंय क्तां नित्य॑ 
यस्मात्‌ प्रकुवते--सा० द० ६, मन० २।३३,--विष: 
(आशीविष: ) साँप । 


आशी | आशीययते अनया आ-+-शु--क्विपू--पृषो ०, ] . 
सांप का विषला दांत, 2. एक प्रकार का सर्पंविष 3. 
आशीर्वाद, मंगलाचरण। सम०--विषः: . साँप, 
“गरुत्मदाशीविष भी मदर्शने:---रघु० ३।५७, 2. एक 
विशेष प्रकार का साँप--कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते 
>-ेणी० ६११ । 

आश्ञु (वि० )|अशू --उण्‌ | तेज़, फर्तीला,--शुः,-शु (नपुं ०) 
चावल (जो बरसात में ही शीघ्रतापूर्वक पक जाते हैं) 
”शु (अव्य०) तेजी से, जल्दी से, तुरन्त, सीधा 
-वरत्म भानोस्त्यजाशु-मेघ० ३९।२२। सम०-कारिन्‌, 
“ऊँत (वि०) जल्‍दी करने वाला, चुस्त, फ़ुर्तीला 
“-कीपिन ( वि० ) गुस्सैला, चिड़चिड़ा, जग ( वि० ) 
फ़र्तीला, तेज़ (-गः) 4. वायु 2. सूर्य 3. बाण--पपा- 
वनास्वादितपूर्वमाशुग:-रघु ० ३॥५४, ११८२, १२॥९१ 
-तोष (वि०) अनायास प्रसन्न होन वाला (--षः) 
शिव की उपाधि,--ब्वीहि: बरसात में ही पक जाने 
वाले चावल । 


आशुशुक्षण: | आ--शुष्‌-- सन्‌ +-अनि ] . वायु, हवा 2. 
अग्नि - मंत्रपूतानि हवींषि प्रतिगह्लात्येतत्रीत्याशशु- 
क्षणि:---४४ । 

आशकुटिन्‌ (पुं०) [आशेते5स्मिन्‌ इति-आ--शी--विच 
स इव कुटति इति णिनि] पहाड़ । 

आशोषणम्‌ [आ-+-शुष्‌---णिच्‌ -|- ल्युट] सुखाना । 

आशौचम्‌ [अशौच--अण्‌ | अपवित्रता--दे ० 'अशौच' दशा- 
हम्‌ शावमाशौचं ब्राह्मगस्थ'. विधीयते--मन ० ५।५९, 
६९१, प्र, थाज्ञे ० २।९८ द 

आइचय (वि०) [आ--चर्‌+पण्यत्‌ सुद] चमत्कारपूर्ण, 
विलक्षण, असाधारण, आइचर्यजनक, अद्भुत-आइचर्यों 
गवां दीहोह्गोपेन--सिद्धा ०, तदन्‌ ववृषः पृष्पमाइचर्य- 
मेघा:--रघु० १६।८७ आश्चयंदर्शनो मनुष्यलोकः 
एूश० ७,--यंस्‌ . अचम्भा, चमत्कार, कौतुक 
--किमाश्चर्य क्षारदेशे प्राणदा यमदृतिका--उद्धूट, 
कमरश्चिरयाणि -उत्तर ० १-आइचर्यजनक काम-भग० 
११।॥६, २।२९ 2. अचरज, विस्मय, अचम्भा 3. 


( १६५ ) 


(विस्मयादि द्योतक अव्य० के रूप मे प्रयुक्त) आश्चय 
(कितना अचम्भा हैँ, कितनी अजीब बात है )-आइचर्य 
परिपीडितोईभि रमते यच्चातकस्तृष्णया-चात ० २।४। 

आइचो (दच्यो) तनम [आ-+-₹चु (दुच्यू) त्‌-+-ल्यट | . 
सिंचन, छिड़काव 2. पलकों के घी चुपड़ना । 

आहइम् (वि०) (स्त्री ०-इमी ) [अश्मन्‌--अण्‌ | पत्थर का 
बना हुआ, पथरीला । 

आइमन (वि०) (स्त्री०-नी) [अश्मनो विकारः--अण्‌ | 
पथरीला, पत्थर का बना हुआ,-नः 4. पत्थर को बनी 
कोई वस्तु 2. सूय का सारथि अरुण । 

आश्सिक (वि०) (स्त्री०-की ) [अश्मन्‌+ठण | . पत्थर 
का बना हुआ 2. पत्थर ढोने वाला । 


आधइयान (भू० क० कृ०) [आ--द्ये-+-क्त] 4. जमा हुआ, 
संघनित--कि० १६।१०, 2. कुछ सूखा--पथदुचाश्या- 
नकदेमान्‌ू--रघु० ४॥२४, कु० ७॥९, धूए के सहारे 
सुखाय हुए (जेसे बाल )--रघु० १७॥२२। 

आश्रपणम्‌ [आ-+-श्रा+णिच्‌ +-ल्यूट | पकाना, उबालना । 

आश्रम [अश्रमेव--स्वाथ5ण्‌| आँसू । 

आश्रम:--मम्‌ [आ-+-श्रम+-घञा | 4. पणशाला, कुटिया 
कुटी, झोपड़ी, संन्‍्यासियों का आवास या कक्ष 2 
अवस्था, संन्‍्यासियों का धमंसंध, ब्राह्मण के धामिक 
जीवन की चार अवस्थाएँ (ब्रह्मचय, गाहुस्थ्य, वान- 
प्रस्थ तथा संन्यास ), क्षत्रिय (और वेश्य )भी पहले तीन 
आश्रमों में पदापंण कर सकते हैँ, तु० श० ७॥२० 
विक्रम० ५, कुछ लोगों के विचारानसार वह चौथ 
आश्रम में भी प्रविष्ट हो सकते हें (तु०-स किलाश्रम- 
मन्त्यमाश्रित:-रघु० ८। १४ ) 3. महाविद्यालय, विद्यालय 
4. जंगल, झाड़ी (जहाँ संन्यासी लोग तपस्या करते 
हैं)। सम०->गुरु: धर्मसंघ के प्रधान, प्रशिक्षक, 
आचाय,-- धमः . जीवन के प्रत्येक आश्रम के विशिष्ट 
कतेव्य 2. वानप्रस्थी के कतंव्य--य इमामाश्रमधम 
नियझुक्ते---श ० १, ---पदम,--मण्डरूम,---स्थानम्‌ 
संन्यासाश्रम (आस-पास की भूमि समेत), तपोवन 
“-शान्तमिदमाश्रमपदम्‌---श ० १।१६--अ्रष्ट (वि०) 
धमंसंघ से बहिष्कृत, स्वधमंच्यत,--वासिन ,---आलगय:, 
”-सद्‌ (१०) संन्‍्यासी, वानप्रस्थ । 


आश्रमिक, आश्रमिन्‌ (वि०) [ आश्रम-+-ठन्‌, इनि वा | 

- धाभिक जीवन के चार काल या पदों में किसी एक से 
संबंध रखने वाला । 

आश्रयः [आ-+-श्रि---अच्‌ | . विश्रामस्थल, सदन, अधिष्ठान 

->सोहदादपथगाश्रयामिमाम्‌- उत्तर ० १।४५, ५।१, 

2, जिसके ऊपर कोई वस्तु आश्रित रहती हूँ 3. ग्रहण 

करने वाला, भाजन--तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: 

--रंघ० ३।५८ 4. (क) शरणस्थान, शरणगह--भर्ता 

वे ह्याश्रयः स्त्रीणामू--वेता ०, तदहमाश्रयोन्म्‌लनंनंव 


त्वामकार्मां करोमि--म॒द्रा० २, (ख) आवास, घर 
5. सहारा लेने वाला (प्रायः समास में) 6. निभर 
करना (प्रायः समास में) 7. पालक, प्रतिपोषक 
--बिनाश्रय॑ न तिष्ठन्ति पृण्डिता वनिता: लता:-- उद्धूट 

थूनी, स्तंभ--रघ्‌ ० ९१६० 9. तरकस--बाणमा- 
श्रयमखात समुद्धरन--रघ० ११।२६ 0. अधिकार 
संमोदन, प्रमाण, अधिकार पत्र 4. मेलजोल, संबन्ध 
साहचये 42. दूसरे का संश्रय लेने वाला, छः गुणों म॑ 
से एक । सम०--असिद्धः,--द्विः (स्त्री०) हेत्वाभास 
का एक प्रकार, असिद्ध के तीन उपभागों में से एक, 
-आहः,--भूज्‌ (वि०) संपकक में आने वाली वस्तुओं 
का उपभोग करने वाला (>-श५,--क) अग्नि, 
-“दुवं त्त: क्रियते घ्त्तें: श्रीमानात्मविवृद्धये, कि नाम 
खलसंसग: कुरुते नाश्रयाशवत्‌ --उद्धूट,---लिंगम 
विशेषण (अपने विशेष्य के अनुरूप अपना लिंग रखने 
वाला शब्द ) । ह 


आश्रयणम्‌ [ आ--श्रि-+-ल्‍्युट ] 4. दूसरे के संरक्षण में 
रहना, शरण लेना 2. स्वीकार करना, छांटना 3. 
दरण, शरणस्थान । 

आश्रयिन्‌ (वि०) [ आश्रय-+-इनि |] . सहारा लेने वाला, 
निर्भर करने वाला 2. संबद्ध, विषयक--विक्रम ० 
३।१० । 

आश्रव (वि०) [| आ+-श्रु+अच | आज्ञाकारी, आज्ञापालक 
>भिषजामनाश्रव:--रघ० १९।४९, नं० ३।८४ 
--वः . नदी, दरिया 2. प्रतिज्ञा, वादा 3. दोष 
अतिक्रमण--दे ० आखस््रव्‌ भी । 

आश्रिः (स्त्री०) [ प्रा० स० |] तलवार की धार । 

आश्रित (भू० क० कृ०) [आ+-श्रि+कक्‍्त | (कम»० 
साथ कतंवाच्य में प्रयक्‍त ) . सहारा लेते हुए-क्ृष्णा- 
थ्रित:--क्रष्णमाश्रित:---सिद्धा ० 2. रहने वाला, वास 
करने वाला, किसी स्थान पर स्थिर रहने वाला 3 
काम में लाने वाला, सेवा मे रखने वाला 4. अनुसरण 
करने वाला, अभ्यास करने वाला, पालन करने वाला 
--कु० ६।६, भट्टि० ७।४२, 5. निर्भर करने वाला 
6. (कर्मवाच्य के रूप में प्रयुक्त) सहारा लिया हुआ 

. बसा हुआ,--तः पराधीन, सेवक, अनुचर; ---अस्मदा- 

श्रितानाम--हि ० १, प्रभणां प्रायर्चर्लं गोरवमाश्िितेष 
कु० ३।१। 

आश्रत (भू० क० कृ०) | आ+-श्रु+-क्त | 4. सुना हुआ 
2. प्रतिज्ञात, सहमत, स्वीकृत,--तम्‌ पुकार जो दूसरा 
सुन सके । 

आश्रुतिः (स्त्री०)) [आ+श्रु+-क्तिन्‌ | 4. सुनना 2. 
स्वीकार करना । “ 

आइलेष:ः [ आ--हदिलिष -घञा ] 4. आलिगन, परिरम्भण 
कोला-कोली --- आइलेषलोलपवधस्तनकाकंश्यसाक्षिणीं 


( १६६ ) 


--शि० २।१७, अमरु, १५॥७२, ९४, कण्ठाइलेष- 
प्रणयिनि जनें--मेघ० ३॥।१०६, 2. संपर्क, घनिष्ट 
. संबंध, संबंध,--षा ९वाँ नक्षत्र । 

आदइव (वि०) (स्त्री०--श्वी) [ अश्व--अण्‌ | घोड़े से 
सम्बन्ध रखने वाला, घोड़े के पास से आने वाला, 
&अ्वम घोड़ों का समूह । 

आदववत्थ (वि०) (स्त्री०- त्यी) [ अश्वत्थ +अण्‌ | 
पीपल के वक्ष से संबंध रखने वाला, या पीपल से बना 
हुआ,--त्थम्‌ पीपल का फल, बरबंटे । 

आइवयुज (वि०) ट६(्त्री०--जी) | अश्वयुज्‌ +-अण्‌ | 
आश्विन मास से संबंध रखने वाला,--जः आश्विन 
मास--मनु० ६।१५,--जी आश्विन की पृणिमा का 
दिन । 


आइवलक्षणिक: [ अव्वलक्षण--ठक्‌ | सलोतरी, अद्व- 
चिकित्सक, साइस, (घोड़े की देखभाल करने वाला) । 

आइवासः | आ-+श्वस्‌ +-घञ ]. सांस लेना, मुक्त 
इवास लेना, चेतना लाभ 2. तसलल्‍्ली, प्रोत्साहन 3. रक्षा 
और सुरक्षा की गारंटी 4. रोकथाम 5. किसी पुस्तक 
का पाठ या अनुभाग । 

आइवासनम्‌ | आ-+श्वस --णिच्‌-|- ल्यूट | प्रोत्साहन, 
दिलासा, तसलल्‍ली--तदिदं द्वितीयं हृदयाइवासनम्‌ 
“-“शा० 3] 

आहदिविकः [ अश्व+-ठञा ] घुड़सवार । 

आहदिविनः [ अश्‌-|-विनि ततः अण ] मास का नाम (जिसमें 
चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्र के निकट होता हैं) 

आहश्विनेयौ (द्वि० व०) [ अद्विवनी --ढक्‌ ] 4. दो अश्विनी 
कुमार (देवताओं के वेच्य) 2. नकुल और सहदेव के 
नाम , पाँच पांडवों में से अन्तिम दो । 


आधश्विन (वि०) (स्त्री०--नी) घोड़े द्वारा व्याप्त (यात्रा 
आदि ) नोध्ध्वा--सिद्धा ० । 

आषाद़ः [ आषाढ़ी पूृणिमा अस्मिन्मासे अण्‌ ] . हिन्दुओं 
का एक महीना (जून और जुलाई में आने वाला), 
-“आषाढ्स्य प्रथमदिवसे--मेघ० २, शैते विष्णु: 
सदाषाढ़े कातिके प्रतिबोध्यते--वि० पु० 2. ढाक की 
लकड़ी का दण्ड जिसे संन्यासी धारण करते है---अथा- 
जिनाषाढ़धरः प्रगल्भवाक्‌ू---कु० ६।३०,--ढा २०वाँ 
या २१ वाँ नक्षत्र--पूर्वाषाढ़ा तथा' उत्तराषाढा,--ढी 
आषाढ़ मास की पूणिमा । 

आष्टस: [अष्टम -+-ञझआा| आठवां भाग । 

आस, आः: (अव्य०) निम्नांकित अर्थों को प्रकट करने 
वाला विस्मयादिद्योतक अव्यय---(क) प्रत्यास्मरण 
“-आ: उपनयतु भवान्‌ भूज॑पत्रम--विक्रम ० २ (ख) 
क्रोध--आः कथमद्यापि राक्षसत्रास:--उत्तर ० १-आः: 
पापे तिष्ठ तिष्ठ--मा० ८ (ग) पीड़ा--आः शीतम्‌ 
-+काव्य १० (घ) अपाकरण (सरोष विरोध) 


->आ:ः क एप मयि स्थिते--मुद्रा० १--आः वुथा- 
मंगलपाठक--वेणी ० १ (डः) शोक, खेद--विद्यामा- 
तरमाः: प्रदहय नपशन्‌ भिक्षामहे निस्त्रपा:--उद्धूट । 
आस्‌ (अदा० आ०) (आस्ते, आसित) . बैठना, लेटना, 
आराम करना,-- एतदासनमास्यताम्‌--विक्रम ० ५ 
--आस्यतामितिचोक्त: सन्‍नासीताभिमुखं गुरोः-- मनु० 
२।१९३ 2. रहना, वास करना---तावद्वर्षाण्यासते देव- 
लोके--महा ०, यत्रास्मे रोचते तत्रायमास्ताम्‌ का० 
१९६--कुरूतास्ते--सिद्धा० 3. चुपचाप बेठ रहना, 
शत्रतापूर्ण व्यवहार न करना, बेकार बैठना--आसीन॑ 
त्वामृत्थापयति हृयम्‌ू--शि० २।५७, 4. होना, अस्तित्व 
या विद्यमानता होना, 5. स्थित होना, रक्‍्खा होना 
--जगन्ति यस्यां सविकाशमासत--शि० १॥२३ 6. 
मानना, टिके रहना, किसी अवस्था में ठहरना या 
निरन्तर रहना (अनवरत या निर्बाध क्रिया को प्रकट 
करने के लिए बहुधा वर्तमान कालिक कृदन्त प्रत्ययों के 
साथ इस धातु का प्रयोग होता है-विदारयन्प्रगर्जश्चास्ते 
--पंच० १, फाड़ता रहा और गरजता रहा 7. परिणत 
होना, परिणाम होना (सम्प्र० के साथ )--आरस्तां 
मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिनंवोढेव व:--हि० ११२१२ 
8. जाने देना, एक ओर कर देना या रख देना,-आस्तां 
तावत्‌--रहने दो, जाने दो, प्रेर०--बिठाना, बिठल- 
वाना, स्थिर करना--आसयत्सलिले पृथ्वीम्‌--सिद्धा ०, 
अधि--लेटना, बसना, अधिकार करना, प्रविष्ट होना 
(स्थान में कर्म० के साथ)--निदष्टां कुलपतिना 
स पर्णशालामध्यास्य--रघु० १९५, २।१७, ४७६, 
६।१०, भगवत्या प्राश्निकपदमध्यासितव्यम्‌ू-मालवि ० 
१, अनु--. निकट बेठाया जाना 2. सेवा करना, 
सेवा में प्रस्तुत रहना--सखीम्यामन्वास्यते--श० रे, 
अन्वासितमरुन्धत्या--रधु० १।५६ 3. धरना देना 
-तामन्वास्य-रघ्‌ ० २।२४, उंद--उदासीन या बेलाग 
होना, निश्चिन्त या निरपेक्ष होना, निष्क्रिय या अकमेण्य 
होना---तत्किमित्यदासते भरता:--मा० १--विधाय 
वैरं सामषँ नरोइरौ ये उदासते--शि० २॥७२, भग० 
९।९, म॒द्रा० १, उप--. सेवा में प्रस्तुत होना, सेवा 
करना, पूजा करना--अम्बामुपास्य सदयाम्‌--अस्व ० 
१३, उद्यानपालसामान्यमृतवस्तमुपासते -- कु० २।३६ 
2. उपागमन करना, की ओर जाना--उपासांच क्रिरे 
द्रष्टं देवगन्धवेकिन्नरा:--भट्टि० ५११०७, ७८९, 3. 
भाग लेना, (पुण्य क्ृत्यों का) अनुष्ठान करना 4. 


(समय ) बिताना--उपास्य रात्रिशेष॑ के: ४४ ० 
5. भोगना, झेलना---अल ते पांडपुत्राणां भर्वत्या क्लेश- 


मुपासितुं--महा ०, मनु० ११।१८४ 6. आश्रय लेना, 
काम में लगाना, प्रयोग करना--लक्षणोपास्यते यस्य 
कृते--सा० द० २, 7. धनुविद्या का अभ्यास करना 8. 


( १६७ 9) 


प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, पर्युप---]. उपासना 
करना, पूजा करना, अचना करना-पर्यपास्यन्त लक्ष्म्या 
“:रघु० १०।६२, कु० २।२८, मन्‌ ० ७।३७, 2. (रक्षा 
के लिए) पहुँचना, शरण लेना, या संरक्षण में आना 
-- अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्र पयँपासते-पंच० १॥२४१, 
3. घेरना, घेरा डालना 4. भाग लेता, हिस्सा लेना 
5. आश्रय लेना, सम--. बेंठ जाना-प्रत्यवाच 
समासीनं॑ वसिष्ठमू--रामा० 2. मिल कर बठना 
समप -. सेवा के लिए प्रस्तुत रहता, पूजा करता 
सेवा करना--समृपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयवाविक्ृते 
न्द्र्य: श्रियः---२घ० ८।१४, 2. अनष्ठान करना>-ते 
त्रय: संध्यां समुपासत-- रामा० | 

आस: [आस्‌--घजा_] 4. आसन 2. धनष (-सम, भी) स 
सासि: सा सुसू: सास:--कि० १५॥५ | 

आसकत (भू० क० कृ० )[आ--सञ्ज्‌ --क्त | . अत्यनु रक्त, 
कृतसंकल्प, जुटा हुआ, रूगा हुआ--[(प्राय: अधि० के 
साथ या समास में ) 2. स्थिर, टिका हुआ--शिख रा- 
सकक्‍तमेघा:--कु० ६।४०, 3. निरन्तर, अनवरत, 
शारवत । सम०--चित्त,--चेतस,---सानस्‌ एकनिष्ठ, 
एकाग्र । 

आसक्ति: (स्त्री०)) [आ--सज्ज--क्तिन्‌] . अनराग 
भक्ति, लगाव--बालिशचरितेष्वासक्ति:--का ० १२० 
2. उत्सुकता, लगाव । 

आसडू: [आ--संज्‌-+- घञ्_] !. अनुराग, भक्ति--सुखा 
सड़लब्ध:-का० १७३, 2. सम्पर्क, अन रक्ति, चिपकाव 

(पद्भुजज) स शवलासज़मपि प्रकाशतै--कु० ५९, 

३।४६ 3. साहचय, संयोग, सम्मिलन,---त्यक्त्वा कर्म- 
फलासड्रं--भग ० ४२०, इसो प्रकार “कान्तासज्जम 
--आदि 4. स्थिरीकरण, बन्धन । 

आसड्िनी [आसड्र-इनि-+-डीप्‌ |] चक्रवात, बगूला, हला । 

आसञ्जनम्‌ [आ--सञ्ज्‌--ल्यूट] . बॉधना, जमाना, 
(शरीर पर) घारण करना 2. फेंस जाना, चिपकना 
--त्रततिवलयासञझूजनात--श ० १।३३, ५११। 3. अन 
राग, भक्ति 4. सम्पक, सामीप्य । 

आसत्ति: [आ--सद - क्तिन्‌] . मिलन, संयोग 2. अंतरंग 
मेल, घनिष्ठ सम्पर्क,--किमपि किमपि मनन्‍्दं मन्दमा- 
सत्तियोगात--उत्तर ७० १२७, 3. उपलब्धि, लाभ, 
उपार्जनाक[तकठ में ) सामीप्य दो या दो से अधिक 
निकटस्थ राशियों का सम्बन्ध और उनके द्वारा अभि- 
व्यक्त भाव---कारणं सन्तनिधानं तु पदस्यपासत्तिरुच्यते 
“5-माषा० ८३ | 

आसन्‌ (नपु०) मुख (कम ० द्वि० व० के पर्चात्‌ सभी 
विभक्तियों में आस्य' के स्थान में विकल्प से आदेश 
होने वाला शब्द ) । 

आसनम्‌ [आस --ल्‍्युट्‌] . बैठना, 2. आसन, स्थान, स्टूल 


--से वासवेनासनसंनिकृष्टमू--कु० २।२, आसन मु 
--अपना आसन छोड़ना, उठना--रघु ० ३॥११, 
एक विशेष अंगविन्यास या बैठने का ढंग--- के पद्म 
वीर 4. बंठ जाना या ठहरना 5. रा की 
विशेष विधि 6. शत्र के विरुद्ध किसी स्थान पर डटठे 
रहना (विप० यानम्‌ ), विदेशनीति के ६ प्रकारों मे से 
एक--संधिनईावविग्रहो यानमासनं दहृघमाश्रय:--अमर ० 
मन० ७।१६०, याज्ञ ० १३४६ 7. हाथी के शरीर का 

अगला भाग, घोड़े का कन्धघा,--ना 4. आसन, तिपाई 
जिस पर बैठा जाय, ठंक 2. बेठने का एक छोटा स्थान 
स्ट्ल 3. दुकान, आपणिका | सम० - बंधधीर (वि०) 
बैठने के लिए दृढ़ संकल्पवाला, अपने आसन पर दढ़, 
-- निषदृषीमासनबन्धधी र:---रघु० २।६ । 

आसन्दो [आसद्यतेधस्यामू--आ + सद्‌-++ट, नुम्‌ नि० डीप्‌ | 
तकियेदार आराम कुर्सी । 

आसझ्न (भू० क० कृ०) [ आ-+-सद+कत ] . उपागत 
(काल, स्थान और संख्या की दृष्टि से) निकट 
“आसन्‍्नविशा:--बीस के लगभग या निकट 2. निकट- 
वर्ती, सन्निहित-- आसन्नपतने कले--शारी ०, | सम० 
--कालः . मत्य का समय 2. जिसकी मत्य निकट 
होी,---परिचारकः--चारिका व्यक्तिगत सेवक, शरीर 
रक्षक । 


आसम्बाघ (वि०) [आसमन्‍्तात्‌ सम्बाघा यत्र ब० स० | 4. 
समवरुद्ध, रोका हुआ, (चारों ओर से) घेरा हुआ 
--आसम्बाधा भविष्यन्ति पन्यान: शरवृष्टिभि:-- 
रामा० | 

आसवः [ आ--सु-+अण्‌ ] . अकं, 2. काढ़ा 3. मद्यनिष्कर्ष 
--अनासवाख्यं करणं मदस्य--कु० १३ शाद्दाक्षा 
आदि | 

आसावनम्‌ [ आ-सद्‌ +णिच्‌ -ल्‍्युट्‌ | . 
उपलब्ध करना 2. आक्रमण करना । 

आसार: [आ--स्‌ +घजञ् | !. (किसी वस्तु की ) मूसलाघार 
बौछार---आसा रसिक्तक्षितिबाष्पयोगात्‌ृ-- रघु० १३। 

९) मेघल १एछपुष्पासारेः""४हाू इसी प्रकार तुहिन 
रुधिर' आदि--धारासा रवंष्टिबंभव--हि ० ३, मसला- 
धार बारिश हुई 2. शात्र का घरा डालना 3. 
आक्रमण, अचानक हमला 4. अपने किसी मित्र राजा 
की सेना 5. रसद, आहार---पंच ० २।४१ | 

आसिक: [ असि-+ठक्‌ | खद्भधारी, तलवार लिए हुए 

आसिधघारम [ असिधघारा इरवं अस्त्यत्र अण्‌ | एक प्रकार 
का ब्रतविशेष--अम्यस्तीव ब्रतमासिघारम्‌--रघु ० 
१३।६७, व्याख्या के लिए दे० असि के नीचे 'असि- 
धारा शब्द | 

आसुरतिः (स्त्री०) [ आ--सु-+क्तिन्‌ [ . अर्क, 2. काढ़ा । 

आसुर (वि०) (स्त्री०--री) [ असुर--अण्‌ ] (विप० 


आप्त करना, 


( (९६८ ) 


देवी) . असुरों से संबन्ध रखने वाला 2. भत- 
प्रेतों से संबंध रखने वाला,---आसुरी माया, आसुरी 
रात्रि: आदि 3. नारकीय, राक्षसी-आसुरं भावमाश्रित 
भग० ७।१५, (आसुर-आचरण के पूर्ण विवरण के 
लिए दे० भग० १६। ७--२४)--रः 4. राक्षस, 2. 
आठ प्रकार के विवाहों में से एक जिसमें कि वर, व्‌ 
को उसके पिता या पेतृकबांधवों से खरीद लेता हैं 
(दे० उद्ाह )--आसुरो द्रविणादानात्‌ृ--याज्ञ ० १।६१, 
मन्‌० ३।३१,--रो 4. शल्यचिकित्सा, जर्राही 2 
राक्षसी--सं भ्रमादासुरी भि:--वेणी ० १।३ । 
असृत्रित (वि०) [ आ--सूत्र+क्त | 4. माला पहने हुए 
या माला के रूप में, 2. अंतग्रथित । 
आसेकः [| आ-+-सिच-+-घजञ्य ] गीला करना, खींचना 
ऊपर से उड़लना । 
आसेचनम्‌ [ आ-सिच्‌ -ल्युट्‌ 
करना, छिड़कना । 
आसेधः | आ-+सिघ्‌+घजा ] गिरफ्तारी, हिरासत, 
कानूनी प्रतिबंध यह चार प्रकार का है:--स्थानासेघ: 
'कालकृत: प्रवासात्‌ कमंणस्तथा---नारद । 
आसेवा--वनम्‌ [ प्रा० स० ] . सोत्साह अभ्यास, किसी 
क्रिया का सतत अनुष्ठान, 2. बारंबार होना, आवत्ति 
“पा० ८।३।१०२, आसेवनं पोन:पुन्यम्‌--सिद्धा ० । 
आस्कन्द:--दनम्‌ [| आ-+-स्कन्द-घरञा , ल्युट वा | ॥. 
आक्रमण, हमला, सतीत्वनाश; परवनिता 'प्रगल्भस्य 
“-जेणी० २, 2. चढ़ना, सवारी करना, रौंदना, 3. 
भत्सना, दुर्वेचन 4. घोड़े की सरपट चाल 5. लड़ाई, 
युद्ध । 
आस्कन्दितम्‌-तकम्‌ | आ-+-स्कन्द्‌ -|-क्त, स्वार्थे कन वा | 
घोड़ की चाल, घोड़े की सरपट चाल । 
आस्कन्दित्‌ (वि०) [आ--स्कन्द्‌--णिनि] चढ़ बैठने वाला, 
टूट पडन वाला-रघछु ० १७।५२। 


] ऊपर से उडेलना, गीला 


आस्तरः | आ-+-स्तृ+-अप्‌ ] !. चादर, ओढ़ने का वस्त्र : 


2. दरी, बिस्तरा, चटाई--शा० २।२० 3. विस्तरण, 
फलाव (वस्त्रादि) । 


आस्तरणम्‌ | आ-स्त्‌--ल्यूद |] . विस्तरण, बिछावन 


2. बिसतरा, तह, कुसुम फूलों की क्यारी--कु० ४। 


३५, तमालपत्रांस्तरणासु रन्तुमू-रघु ० ६।६४ 3. गरद॒दा 
रजाई, बिस्तर के कपड़े 4. दरी 5. हाथी की जीन- 
पोश, साज-सामान, रंगीन झूल । 
आस्तारः | आ--स्त्‌+-घज्ण_ | फैलाना, बिछाना, बखेरना । 
सम ०--पद्चक्तिः छनन्‍्द का नाम, दे० परिशिष्ट | 
आस्तिक (वि०) (स्त्री०--क्री ) | अस्ति|-ठक | 4. जो 
« ईदवर और परलोक में विश्वास रखता हैं 2. अपनी 
मं-परपरा में विश्वास रखनं वाला 3. पवित्रात्मा 
भक्त, श्रद्धालु-आस्तिकः श्रद्दधानइच-याज्ञ ० १२६८ । 


आस्तिकता,--त्वम, आस्तिक्यम | आस्तिक-|-तल त्वल 
प्यव्य वा ]. ईश्वर और प्रकोक म विश्वास 2 
पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा--भग० १८।४२ आसस्तिक्य॑ 
श्रद्दधानता परमार्थेष्वागमार्थष--शंकर ० ॥ 

आस्तोकः एक प्राचीन मुनि, जरत्कारु का पुत्र (जरत्कारु 
के बीच में पडने से ही जनमेजय न तक्षक नाग को छोड 
दिया था, जिसके कारण कि सर्पंयज्ञ रचा गया था) । 

आस्था | आ-+-स्था-|-अहू | 4. श्रद्धा, देखभाल, आदर, 
विचार, ध्यान रखना (अधि० के साथ )--मत्येंष्वा- 
स्थापराइमखः--रघुं० १०।४३ मथ्यप्यास्था न ते चेत 
--भत ० ३।३० दे० “अनास्था' भी 2. स्वीकृति, वादा 
3. थनी, सहारा, टेक 4. आशा, भरोसा 5. प्रयत्न 6 
दशा, अवस्था 7. सभा । 

आस्थानम्‌ [ आ-+-स्था--ल्युद्‌ | 4. स्थान, जगह 2. नींव, 

आधार 3. सभा 4. देखभाल, श्रद्धा, दे० “आस्था 85. 

सभागह 6. विश्वामस्थान,---नी सभा-भवन | सम० 

>“गहम्‌,--निकेतनम्‌,---संडपः सभाभवन । 


आस्थित (भू० क० कृ०) (कतंवाच्य के रूप में प्रयक्त) 
रहने वाला, बसन वाला, आश्रय लेने वाला, काम में 
लगने वाला, अभ्यास करने वाला, अपने आपको 
ढालनें वाला । 

आस्पदम | आ--पद्‌+-घ सुट व |. स्थान, जगह, आसन, 
ठौर---तस्यास्पदं श्रीयवराजसंज्ञितम---रघ्‌ ० ३॥३६, 
ध्यानास्पदं भूतपतेविवेश---कु० रे।४३, ५॥१०, ४८ 
६९, (आलं० ) आवास, स्थल, आशय---करिण्य 
कारुण्यास्पदम्‌--भामि० १२, 3. श्रेणी, दर्जा, केन्द्र- 
स्थान 4. मर्यादा, प्रामाणिकता, पद 5. व्यवसाय, काम 
6. थनीं, आश्रय । 

आस्पन्दनम्‌ [| आ--स्पन्द्‌ +-ल्युट | घड़कना, काँपना । 

आस्पर्घा [ प्रा० स० | होड़, प्रतिद्ंद्विता । 

आस्फाल: | आ-+स्फल--णिच्‌ --अच्‌ | 4. मारना 
रगडना, शर्नें: २ चलाना 2. फडफडाना 3. विशेष रूप 
से हाथी के कानों को फडफडाहट । 

आस्फालनम [आ-+-स्फल-|-णिच्‌-+-ल्‍्येट | . रगड़ना, दबा 
कर रगड़ना, (पानी आदि का), हिलना फड़फड़ाता 
--अनव रतधन्‌ज्यास्फालनक््रपू्वम--श० २।४, आसां 
जलास्फालनतत्पराणामू--रघ्‌ृ० १६॥६२, २।५५, ६। 
७३, अमरु ५४, ऐरावत ककशेन हस्तेन कु० २३॥२२ 
2. घमंड, हेकड़ी । 

आस्फोट: [आ-|-स्फट--अच्‌] . आक या मदार का पौधा 
2. ताल ठोकना,--ढटा नवमल्लिका का पौधा, जज्भली 
चमेली । 

आस्फोटनम्‌ [आ-+-स्फूट--ल्युट] 4. फटकना 2. कांपना 
3. फंक मारना, फुलाना 4. सिकोड़ना, बन्द करना 
5. ताल ठोकना । 


( १६९ ) 


आस्माक (वि०) (स्त्री०--की), आस्माकीन (वि०) 
| अस्मद्‌-)-अण्‌ू, खञ्ण्‌, अस्माक आदेश: ] हमारा, हम 
सब का--आस्माकदन्तिसान्निध्यात्‌्--शि०  २॥६३, 
“८।५० । 

आस्यम्‌ [अस्यते ग्रासो5त्र--अस्‌ --ण्यत्‌ | 4. मह, जबड़ा 
“आस्यकुहरे विवृतास्य: 2. चेहरा, आस्यकमलम 3. 
मुख का वह भाग जिससे वर्णाच्चारण में काम लिया 
जाता हूँ, 4, मुँह, विवर-ब्रणास्यम्‌, अद्भुगस्यम आदि । 
सम ०--आसंब:ः लार, लुआब,--पत्रम्‌ कमल,-लाड्लः 
॥ कुत्ता, 2 सूअर--लोमन्‌ (नपुं०) दाढ़ी । 

आस्यन्दसस्‌ [आ--स्यन्दू--- ल्यूट] बहना, रिसना । 

आस्यन्धय (वि०) [आस्यं धयति-थे ---ख मुम] मखचम्बन 
करने वाला । 

आस्या--[आसू--क्यप्‌ | दे” आसना । 


आस्रम्‌ [अस्र--अण्‌ | रुधिर | सम०--प: खून पीने वाला, 


राक्षस । 


आस््रवः [आ-+खु-अप्‌ | ।. पीडा, कष्ट, दुःख 2. बहाव, 
स्रवण 3. (मवाद आदि का) बहना, निकलना, 
4. अपराध, अतिक्रमण 5. उबलते हुए चावलों का 
झाग । न 

आख्रावः [आ--लु+घजञा | 4. घाव 2. 
3. लार 4. पीड़ा, कष्ट 

आस्वादः [आ--स्वद्‌--घज्म |] 4. चखना, खान +-चू ताझुकु- 
रास्वादकषायकण्ठ:---कु० ३।३२, हि० ११५२ 2. 
स्वाद लेना--ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातु 
समथथ:--मेघ० ४१, सुखास्वादपर:--हि० ४७६ 
3. सुखोपभोग करना, अनुभव करना, “बत्‌ (वि०) 
स्वादिष्ट, रसीला--आस्वादवद्धि: कवलैस्तृणानाम्‌ 
रत ० २।५ । 

आस्वादनम्‌ [आ--स्वद्‌--णिच्‌ --ल्युट | चखना, खाना । 


आह (अव्य०) [आ-+-हन्‌--ड | 4. निम्नांकित भावनाओं 
को द्योतन करने वाला विस्मयादिद्योतक अव्यय-(क) 
झिड़को (ख) कठोरता (ग) आज्ञा (घ) फेंकना, 
भेजना 2. “कहना 'बोलना' अर्थ को प्रगट करने वाली 
सदोष क्रिया के वतमान काल के प्रथम पुरुष के एक 
वचन का अनियमित रूप (भारतीय वेयाकरणों 
के मतानुसार यह रूप '्र' धातु का है तथा पाइचात्य 
विद्वानू इसको अह_ से बना हुआ मानते हैं, संस्कृत 
भाषां में इस धातु के वर्तमान रूप--आह, आहत:, 
आहुः आंत्य, और आहथ: हैं ) । 

आहत (भू० क० क०) [आ--हन्‌--क्त] 4. जिस पर 
प्रहार या आधात किया गया हो, पीटा गया (ढोल 
आदि) 2. रौंदा गया - पादाहत॑ यदुत्थाय मर्धानमधि- 
रोहति--शि० २।४६ 3. घायल, मारा हुआ 4. गृणित 


बहाव, निफास 


(गणित में ) 5. लुढ़काया हुआ (पासा) 6. मिथ्या 


शा 


कहा हुआ,--तततः ढील,---तम . नई पोशाक, नया 
वस्त्र 2. भावहीन या निरथंक भाषण, असम्भावना की 
दृढोक्ति---उदा ० एब वंध्यासुतों याति-सुभा ० । सम० 
“जलक्षण (वि०) >आहितलक्षण । 

आहति: (स्त्री०) [आ-+-हन्‌ --क्तिन्‌| . हत्या करना 2. 
प्रहार, चोट, मारना, पीटना 2. यष्टि, छड़ी । 

आहर (वि०) [आ--ह+-अच्‌ | (समास के अन्त में) लाने 
वाला, ले आने वाला, ग्रहण करन वाला, पकड़ने 
वाला--समित्कुशफलाहरे:--रघ्‌ृ०_ १।४९,--र: . 
ग्रहण करना, पकड़ना <. प्रा करना, सम्पन्त करना 
3. यज्ञ करना । 


आहरणम्‌ [आ--ह+॑ल्यूट्‌| ।. ले आना, (निकट) लाना 
“समिदाहरणाय प्रस्थिता ववम्‌-श० १ 2. पकड़ना, 
ग्रहण करना 3. हटाना, निकालना 4. सम्पन्न करना, 
(यजादिक ) पूरा करना 5. विवाह के समय दुलहिन 
को उपहार के रूप में दिया जाने वाला घन, दहेज, 
- सत्त्वानुरूपाहरणीक्ृतश्री: --रघृ० ७॥३२ । 

आहवः [आ--हछ्े-+-भप्‌] . युद्ध, संग्राम, लड़ाई--एवं 
विधेनाहवचेष्टितिन--रघु ० ७।६७, हत्वा स्वजनमाहवे 
“भेग० १।३१ 2. ललका र, चुनौती, आह्वान, 'काम्या 
लड़ने की इच्छा 3. यज्ञ--तत्र नाभवदसौं महाहवे 
>5शि० १४।४४ । 

आहवनम्‌ [आ-+हु-+ल्युट्‌ | . यज्ञ--द्रष्टमाहवनमग्रजन्म- 
नामू--शि० १४३८ 2. आहुति । 

आहवनीय (स० कृ०) [आ--हु--अनीयर्‌] आहति देने के 
योग्य,-यः गाहँपत्याग्नि से ली हुई अभिमन्त्रित अग्नि, 
तीन अग्नियों में से एक (पौव॑ ) जो यज्ञ में प्रज्वलित की 
जाती हैं। दे० 'अग्नित्रेता' शब्द 'अग्नि' के नीचे । 


आहारः [आ-+-ह+घजञ_ |] 4. लाना, ले आना, या निकट 
लाना 2. भोजन करना 3. भोजन--“वृत्तिमकरोत्‌ 
“:पंच० १, भोजन किया । सम०--पाकः भोजन का 
पचना,-विरहः भोजन की कमी, भूखों मरना,-सम्भवः 
“शरीर का रस, लसीका । 

आहायें (स० क०) [आ-+-ह--प्यत्‌ ] 4. ग्रहण करने या 
पकड़ने के योग्य 2. लाने या ले आने के योग्य 3. 
कृत्रिम, नेमित्तिक, बाह्य--आहार्यशोभारहितैरमायै: 
-“भट्टि० २१४, न रम्यमाहायंम्पेक्षते गृणम--कि० 
४२३२, कु० ७॥२० पर मल्लि० भी, 4. साभिप्राय, 
अभिप्रेत.--उदा० रूपक में उपमेय या उपमान का 
आरोप जिसके विषय में वक्‍ता पूर्ण रूप से जानकार 
होता हैं। 5. श्ंगार या आभषा से संप्रेषित या प्रभा- 
वित, अभिनय के चार प्रकारों में से एक । 

आहाबवः [आ--छ्वले +घञा_] 4. पश्ुओं को पानी पिलाने के 
लिए कुएँ के पास बनी कूंड 2, संग्राम, युद्ध 3. आह्वान, 
ललऊकार 4. अग्नि | 


( १७० ) 


आहिण्डिक: [आहिड--ठक्‌] निषाद पिता और वंदेही माता 
से उत्पन्न वर्णसंकर,---आहिंडिको निषादेन वैदेह्यामेव 
जायतैे--मनु ० १०।२७ ।॥ 

आहित (भू० क० कृ०) [आ-+घा-+कक्‍्त] ।. स्थापित, 
जड़ा गया, जमा किया गया (घरोहर के रूप में रक्‍्खा 
गया) 2. अनुभूत, सत्कृत 3. सम्पन्त, किया गया । 
सम ०---अग्नि: ब्राह्मण जो यज्ञ की पावन अग्नि को 
अभिमंत्रित करता है,--अंक (वि०) चिह्नित, चित्ती- 
दार,--लक्षण (वि०) परिचायक चिह्न वाला, 
--ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणो5भत्‌ू--रघु०ण_ ६।७१ 
(मल्लि० के अनुसार --अच्छे गणों के कारण प्रख्यात ) । 

आहितुण्डिक: [ अहितण्डन दीव्यति ठक ] बाजीगर, सपेरा, 
एऐन्द्रजालिक या जादगर--अहं खल्वाहितुण्डिको जी ण॑- 
विषो नाम--मुद्रगा ० २। 

आहुतिः (स्त्री०) [ आ-+हु+-क्तिन्‌ |] 7. किसी देवता 
को आहुति देना, पुण्यकृत्यों के उपलक्ष्य में किये जाने 
वाले यज्ञों में हवनसामग्री हवन कुंड में डालना 
-"होतुराहुतिसाधनम्‌--रघु ० १।८२, 2. किसी देवता 
को उहिष्ट करके दी गई आहुति (हवनसामग्री ) । 

आहुतिः (स्त्री०) [ आ-+ह्वे+क्तिन्‌ ] चुनौती, ललकार, 
आह्वान । 

आहेय (वि०) [ अहि+ढक ] साँपों से संबंध रखने वाला 
5पंच० १।१११॥ 

आहो (अव्य०) निम्नांकित भावनाओं को व्यक्त करने 
वाला विस्मयादि आजद्योतक अवज्यय, (क) सन्देह या 
विकल्प, प्रायः 'किम्‌' का सहसंबंधी--कि वेखानसं 
ब्रतं निषेवितव्यम्‌ ......... आहो निवत्स्यति सम॑ं हरि- 
णांगनाभि:--श० १।२७, दारत्यागी भवाम्याहो 
परस्त्रीस्पशपांसुल:---श ० ५।२६ (ख) प्रश्नवाचकता 
--। सम ०--पुरुषिका . अत्यधिक अहंमन्यता या 
घमंड--आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनि 
>जअमर०, आहोपुरुषिकां पदय मम सद्रत्नकान्तिभि: 
”-भट्टि”० ५१२७, 2. सेनिक आत्मदलाघा, शेखी 
बघारता 3. अपने पराक्रम की डींग मारना--निज- 
भुजबलाहोपुरुषिकाम्‌ू-भामि ० १(६८४,-स्वित्‌ (अव्य० ) 


 'संदेह' 'संभावना' संभाव्यता' आदि भावनाओं को 


प्रकट करने वाला अव्यय ('किम्‌' का सहसंबंधी ) 


 5आहो स्वित्यसवों ममापचरितेविष्टम्मितो वीरुघाम्‌ 

>-श० ५९, कि द्विज: पचति आहोस्विद गच्छति 
-+सिद्धा० ॥ 

आह्वम्‌ [अक्लां समूह:--अञ्य | दिनों का समह, बहुत दिन । 

आह्िक (वि०) ((स्त्री०--की) [ अहछ्लि भव:, अह्ना 
निर्वत्त: साध्य:--ठज्_] 4. दैनिक, प्रति दिन का, प्रति 
दिन किय। गया, दिन भर किया गया धारमिक 
संस्कार या कतंव्य जो प्रति दिन नियत समय 
पर किया जान वाला है, प्रतिदिन किया जाने वाला 
कार्य, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना आदि 
--ऊताह्विकः संवृत्त:--विक्रम० ४, 2. दैनिक भोजन 
3. देनिक कार्य या व्यवसाय । 

आहलाद: [ आ+ह्लाद+घरऊा_ ] खुशी, हष--साह्ादं 
वचनम्‌---पंच ० ४ । 

आहलादनम्‌ [ आ+ह्वाद--्युट्‌ | प्रसन्‍न करना, खुश 
करना । 

आह् (वि०) [आ+हछ्वे+ड ] !. जो पुकारता है, 
बुलाता है, ब॒लाने वाठा--ह्वा [ आ-+हछ्े +अरू-+- 
टापू ] 4. बुलाना, पुकारना 2. नाम, अभिधान (प्रायः 
समास के अन्त में )--अमृतां द्वः, शता ह्वः, आदि । 

आह्ंयः [ आ-छ्वे+श- बा० ]--/. नाम, अभिषघान 
(समास का अन्तिम पद) काव्यं रामायणाह्यम 
--रामा० 2. एक कानूनी अभियोग जो मूर्गों को 
लड़ाई जेंसे पशु-खेलों में होने वाले झगड़ों से पैदा हो 
(कानन के १८ नामों में से एक )--१णपूर्वक पक्षि- 
मेषादियोधनं॑ आह्य:--मनु० ८।७ पर राघवानन्द 
की व्याख्या । 

आह्ययनम्‌ [ आ+हछ्वे+णिच्‌--ल्यूुट्‌ ] नाम, अभिधान । 

आह्वानम्‌ [ आ-दछ्व॑ं +ल्यूट ] 7. लहलकार, आमन्त्रण 2. 
बुलावा, निमन्त्रण, आमन्त्रित करना, सुहदाह्वानं 
प्रकुर्वीत-पंच० ३।४७, 3. काननी आमंत्रण (कचहरी 
या सरकार से किसी नन्‍्यायाधिकरण के सन्मुख उप- 
स्थित होने के लिये ब॒लावा) 4. देवता का संबोधन 
--मनु० ९१२६, 5. चुनोती 6. नाम, अभिषधान। 

आह्वाय: [ आ--छह्वं +घञ्म_] . ब॒लावा 2. नाम । 

आह्वायक: [ आ+ हे बा प्वुलू | 4. दूत, संदेशवाहक 
-आद्वायकान म्‌---भट्टि ० २।४३ । 


. 


पिदननत+5ा55 80%. 0०252: 280 १६0४30:66605:ए॒जहएए पीकर मदर. मि 


द [ अं-इञा ] कामदेव (अव्य०) (क) क्रोध (ख) 
पुकार (ग) करुणा (घ) झिड़को तथा (3) आइचये 


की भावना को प्रकट करने वाला विस्मयादिद्योतक 
अव्यय । 


([ १७१ 


ह (कफ) (अदा० पर०) (एति, इतः:) 4. जाना, की ओर 
जाना, निकट आना--शशिनं पुनरेति शवरी--रघु० 
८।५६ 2. पहुँचना, पाना, प्राप्त करना, चले जाना 
जनिबंद्धि: क्षपमेति---मृच्छ० १।१४, नष्ट हो जाता 
है, बर्वाद होता है, इसी प्रकार वशं, शक्षत्वं, शद्रताम्‌ 
आदि, (ख) (म्वा० उभ० )>>दे० अय (ग) 
( दिवा० आ०) 4. आना, आ धमकना 2. भागना 
घूमना 3. शीघ्र जाना, बार बार जाना। अति--4. 
परे चले जाना, पार करना, ऊपर से चले जाना-जवा- 
दतीये हिमवानधोमुखे: -कि० १४।५४,--स्थातव्यं ते 
नयनविषयं यावदत्येति भानु:--मेघ० ३४, दृष्टि से 
ओझल हो जाता है 2. आगे बढ जाना, पीछे छोड़ 
देना, पछाड देना,--सत्यमतीत्य हरितो हरींइच 
वर्तन्ते वाजिन:--श० १, त्रिस्नोतस: कान्तिमतीत्य 
तस्थौ--कु ० ७।१५, शि० २।२३ 3. पास से निकल 
जाना, पीछे छोड़ देना, भूल जाना, उपेक्षा करना-- 
श० ६।१६, रघृ० १५।३७ 4. बिताना, बीतना 
(समय का )--अत्येति रजनी या तु--रामा ०, अतीते 
दशरात्रे, दे० 'अतीत', अधि--4. याद रखना, चिन्तन 
करना, खेद पूर्वक याद करना (संब० के साथ) 
“-रामस्यथ दयमानोसावध्येति तव लक्ष्मण:--भद्ठिः० 
८।११, १८।३८, कि० ११।७४ 2. (“अघीते' इस 
अर्थ में स्देव “आत्मनेपद' ) शिक्षा प्राप्त करना, अध्य- 
यन करना, पढ़ना--उपाध्यायादधीते---सिद्धा ०, सो- 
ध््येष्ट वदान्‌ू--भट्टि० १४२, (--प्रेर० अध्यापयति, 
इच्छा ०--अधिजिगांसते) अनु--, 4. अनसरणकरना, 
पीछे चलना--प्रयतां प्रातरन्वेतु--रघ्‌ृ० १९० 2. 
सफल होना 3. अनुगमन (व्या० या रचना में) 4. 
आज्ञा मानना, अनुरूप होना, अन॒करण करना, 
अन्वा--, पीछे जाना, अनुसरण करना, अन्तर-- 
. बीच में जाना, हस्तक्षेप करना 2. रोकना, बाधा 
डालना 3. छिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना--दे० 
'अन्तरित, अप---4. चले जाना, बिदा होना, पीछे 
हटना, लोट पड़ना, अपेहि--दूर हो जाओ, दूर हटो 
2. वंचित होना, मुक्त होना--दे० 'अपेत' 3. मरना, 
ञ्ः गीना, अभि--, 4. जाना, पहुँचना, निकट जाना 
-जअस्मानत्तुमितोष्म्येति--भट्टि ० ७४८४ 2. अनुसरण 
करना, सेवा करना 3. प्राप्त करना, मिलना, भुग- 
तना, ( अच्छी बुरी बातें) भोगना, अभिप्र--, की 
ओर जाना, इरादा करना, अर्थ रखना, उद्देश्य बना 
कर--कमंणा यमभिप्रेति स संप्रदानमू--पा ० १।४॥३२ 
 अम्या -- पहुँचना, अम्युदू---, 4. उठना, ऊपर जाना 
2. (आलं० ) फलना-फूलना, समृद्ध होना, अभ्यप-- 
. निकट जाना, पहुंचना आपहुंचना--व्यतीतकाल- 
स्त्वहमभ्युपेत:--रघु० ५१४, १६।२२, 2. विशिष्ट 


) 


दशा को पहुँच जाना, प्राप्त करना--सत्यं न तद्चच्छ- 
लमभ्युपेति--हि० ३।६१, 3. जिम्मेवारी लेना, सह- 
मत होना, स्वीकार करना, (कोई काम करने की ) 
प्रतिज्ञा करना; --मन्दायंते न खलु सुहृदामभ्यपेताथथ- 
कृत्या:--मेघ० ३८ 4. मानलेना, अपना लेना, 
स्वीकार करना, 5. आज्ञा मानना, अधीनता स्वीकार 
करता, अव--, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, जानकार 
होना--अवेहि मां किद्धु|रमष्टमूर्ते:--रघृ० २।३५, 
कु० ३।१३, ४॥९, आ--, आना, निकट खिसकना, 
उद्‌--4. (तारे आदि का) उदय होना, (आलं० भी) 
आना, ऊपर उठना--उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलम्‌--- 
श० ७।३०, उदेति सविता ताम्र:---आदि 2. उठना, 
उछलना, पैदा किया जाना 3. फलना-फूलना, समद्ध 
होना, उप--, 4. पहुंचता, निकट खिसकना, पास 
जाना- योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌--भग० ८।२८ 
2. निकट जाना, में से निकलना, प्राप्त करना, (किसी 
दशा को) पहुँच जाना,--उपैति सस्यं परिणामरम्य- 
तामू--कि० ४।२२, 3. आ पड़ना, निर--, बिदा 
होना, प्रस्थान करना, परा-., 4. चले जाना, दौड़ जाना, 
भाग जाना, वापिस मुड़ना,--यः परैति स जीवति-- 
पंच० ५।८८ भागने वाला अपनी जान बचा छेता 
है, तु०, 'जान बचाने के लिए भागना, 2. पहुँचना, 
प्राप्त करता-- कि० १३९ 3. इस संसार से कूच 
करना, मरना, दे० परेत, परि--..ढ,. परिक्रमा करना, 
प्रदक्षिणा करना,--चरणन्यासं भक्तिनम्र: परीया:--- 
मेघ० ५५, मनु० २।४८, 2. घेरना, चारों ओर चक्कर 
लगाना--हुतवहपरीत॑ गृहमिव--श० ५११०, विषव- 
ल्लिभि: परीताभिमंहौषधि:-रघ ० १२।६ १, इसी प्रकार 
'कोपपरीत' 3. पास जाना, (चीजों का) चिन्तन करना 
4. बदलना, रूपान्तरित होना, प्र---,]. निकल जाना, 
बिदा होता,--धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति-- 
केन० 2. (अतः) जीवन से बिदा लेना, मरना, प्रेत्य 
“मर कर--न च तत्प्रेत्य नो इह--भग० १७।२८ 
मनु० २।९, २६, प्रति-, 4. वापिस जाना, लौट जाना, 
-अतीयाय गुरो: सकाशम्‌--रघु० ५१३५, भद्वि ० ३३१९ 
2. विश्वास करना, भरोसा करना--कः: प्रत्यति सैवेय- 
मिति--उत्तर० ४, 3. ज्ञान प्राप्त करना, समझना | 
जानना---प्रतीयते धातुरिवेहितं फल:---कि० १।२०, 
शि० १।६९ 4. विख्यात होना, प्रसिद्ध होना--सोड्य॑ 
बट: श्याम इंति प्रतीत:---रघ० १३।५३ 85. प्रसन्न 
हीना, संतुष्ट होना--रघु० ३॥१२, १६।२१ (प्रेर०-- 
प्रत्याययति ) विश्वास दिलाना, भरोसा पैदा करना 
- बलवत्तु दूयमान प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ श० ५॥२ १, 
ता: स्वचारिश््यमुद्दिश्य प्रत्याययतु मैथिली--रघु० 
१५।७२३, प्रत्युद्‌ -, स्वागत या सत्कार करने के लिए 


( १७२ ) 


उठ कर अग॒वानी करना --सपर्यया प्रत्युदियाय पावती 
--कुं० ५।३१, बि---, !. चले जाना, विदा होना 
-चक्तस्यामहं त्वय्रि च संप्रति वीतचिन्त:--श० ५१२, 
इसी प्रकार वीतभय, वीतक्रोघ 2. परिरवातित होना 
--सदरां त्रिष लिगेष यन्न व्येति तदव्ययमू--सिद्धा ० 
ख्च करना--दे० व्यय, विपरि---, बदलना (बुराई 
के लिये) दे० विपरीत, व्यति--, . बाहर जाना, 
पथविचलछित होना, अतिक्रमण करना--रेखामात्र- 
मपि क्षण्णादा मनोवेत्मेनः: परम्‌ , न व्यतीयू: प्रजा- 
स्तस्य नियन्तुने मिवृत्तय:। रघु० १।१७, 2. (समय 
का) गुजरना, व्यतीत होना--सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि 
तस्य दिनानि--रघ्‌० २॥२५, व्यतीते काले-आदि 3 
परे चले जाना, पीछे छोडना--- रघ० ६।६७, व्यप-- 
. विदा होना. विचलित होना, मुक्त होना --व्यपेत म- 
दमत्स र:--याज्ञ ० १।२६७. स्मत्याचारव्यपेतेन मागण 
--२।५, 2. चले जाना, जुदा होना, अलग-अलग होना 
--समेत्य च व्यपेयाताम--हि० ४॥६, मनु ० ९।१४२, 
१ १।९७, सम--,इकटठ आना, इकट्ठ मिलना, समनु--- 
साथ चलना, अनसरण करना, समव--..., . एकत्र 
होना, इ कटठ आना--समवेता युयुत्सव:--भग० ११, 
2, संबद्ध होना, संयक्‍्त होना दे० समवाय, समा--- 
इकटठे आना या मिलना-समेत्य च व्यपेयाताम्‌--हि० 
४६९, समद--ए कत्र होना, संचित होना--अय॑ सम- 
दित: सर्वो गणानां गण:--रत्न ० १।६, समप--., उप- 
लब्घ करना, प्राप्त करना, संप्रति--, निर्णय करना 
निश्चित करना, निर्धारित करना, अनमान लगाना 
--कि तत्कथ वेत्युपलब्धसंज्ञा विकल्पयन्तो5पि न संप्र- 
तीयु:--भट्टि ० १११० । 

इक्षव: (ब० व०) गन्ना, ईख, ऊख । 

इक्षः | इष्यतेत्सी साधरर्यात--इष--क्सु ] गन्ना, ईख । 
सम०---काण्डः,--डम गन्ने की दो जातियाँ-- काश 
ओर मज्जतण,---कुटटकः गन्ने इकटठे करने वाला 
दा एक नदी का नाम,--पाकः गूड़, शीरा, राब 
--भक्षिका गूड ओर शक्कर से बना भोज्य पदाथ, 
--मती,---मालिनी,---मालवी एक नदो का नाम 
--मेहः मधमेह,--यन्त्रम्‌ गन्‍ना पेलने का कोल्ह, 
--रसः ॥. गन्ने का रस 2. गड़, राबया शक्कर, 
--वणम गरने का खंत, गन्ने का जंगल,--वाटिका, 
--वाटी, गन्‍नों का उद्यान,--विकारः शक्कर, गुड़ 
या राब,--सारः गृड़ या राब । 


इक्षकः [ स्वार्थ कन्‌ ] गन्ना, ईख, दे० इक्षु । 

इक्षकोया [ इक्षक--छ स्त्रियां टाप | गन्‍नों की क्‍्यारी । 

इक्षरः [ इक्षम राति--इति रा-+-क | गन्ना, ईख । 

इक्बाकुः | इक्षम इच्छाम्‌ आकरोति इति--इक्ष +-आ--क् 
+ ड ] अयोध्या मे राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं 


का पूवे पुरुष, यह वेवस्वत मनु का पुत्र था--और 
सूरयवंशी राजाओं में सबसे प्रथम पुरुष था ।--इक्ष्वाकु 
वंशोभिमतः प्रजानाम्‌--उत्तर० १।४४ 2. इक्ष्वाकु को 
सनन्‍्तान--गलितवयसामिक्ष्वाकुणामिद हि. कुलब्रतम्‌ 
“रजु० ३।७० | 

इस, इंडख (म्वा० पर०) (एखति, इडद्डति) जाना, 
हिलना-डुलना, (प्रायः 'प्र के साथ) हिलना-डुलना, 
कॉपना--मा ० ६ । 

इक्ग ( म्वा० उभ०) (इजद्धति-ते, इज्धित) 4. हिलना 
कॉपना, क्षुब्ध होना -यथा दीपो निवातस्थो नेज्धते 
भग० ६।१९, १४२३ 2. जाना, हिलना-डलना । 

इज (वि०)[इडग्‌--क | 4. हिलने डलने योग्य 2. आश्चय 
जनक, विस्मयकारी,--ग: . इशारा या संकेत 2 
इंगित द्वारा मनोभाव का संकेत देना । 

इद्धनम्‌ [ इल्म्‌--ल्यूट | 4. हिलना-डुलना, कांपना 2. 
ज्ञान, दे० इंग। 

इड्तिम | इझुग्‌--क्त ] . घड़कना, हिलना 2. आन्तरिक 
विचार, इरादा, प्रयोजन--आका रवेदिभि:--का ० 
७, पंच० १।४३, अगूढसज्भावमितीडि्लितज्ञया--कु ० 
५।६२, रघृु० १।२०, शि० ९॥६९ 3. इशारा, संकेत, 
अंगविक्षेप---पंच ० १।४४. 4. विशेषतः शरीर के 
विभिन्‍न अंगों की चेष्ठा जो आन्तरिक इरादों का 
आभास दे देती हैं, अंगविक्षेप आन्तरिक भावनाओं को 
प्रकट करने में समथ हँ--आकारेरिज्ितगेत्या 
गृह्यतेउन्तगत॑ मनः:--मनु० ८!२६, । सम०--कोविद, 
-जज्ञ (वि०) बाहरी अंगचेष्टाओं के द्वारा आन्तरिक 
मनोभावों की व्याख्या करने में कुशल, संकेतों को 
जानने वाला । 

इडगुदः,-दी [इकंग्‌ू-उ--इहगुः तं चति खंडयति इति-दो -+- 
क॑ |] एक ओषधि का वृक्ष, हिंगोट का वक्ष, मालकंगनी 
-5इेड्गुदीपादप: सोथ्यम्‌--उत्तर० ११४, --दम्‌ 
इंगूदी का फल । 

इच्छा [इष--श-+-टाप्‌ू| 4. कामना, अभिलाष, रुचि,--- 
इच्छयां--रुचि के अनुसार 2. (गणित में) प्रश्न या 
समस्या 3. (व्या० में) सन्नन्त का रूप । सम ०---दानम्‌ 
अभिलाष का पूण होना,--निवत्तिः (स्त्री ०) कामनाओं 
की शान्ति, सांसारिक इच्छाओं के प्रति उदासीनता 
--फलम किसी प्रश्न या समस्या का समाधान 
--रतम्‌ अभिलषित खल- मेघ० ८९, --वसुः कुबेर 

. +संपद (स्त्री०) किसी की कामनाओं का पृण 

होना । 

इज्यः [| यज्‌-|-क्यप्‌ | ॥. अध्यापक 2, देवों के अध्यापक 
बृहस्पति को उपाधि । 

इज्या [ इज्य -- टाप ] 4. यज्ञ--जगत्प्रकाशं तंदशेषमिज्यया 
--रघु० ३॥४८ १।६८, १५१२, 2. उपहार, दान 3. 


( (१७३ ) 


प्रतिमा 4. कुट्टिनी, दृतिका, गाय । सम० --शीलः सदा 
यज्ञ करने वाला 
हटचरः [ इषा कामेन चरति--इष्‌ -- क्विप्‌ --ईंट -- चर 
-+अच ) बेल या बछड़ा जो स्वच्छन्दता पूवेक घूमने 
के लिए छोड दिया जाय । 
इडा-ला | इल--अच , लस्य डत्वम्‌ | 4. पृथ्वी 2. भाषण 
3. आहार 4. गाय 5. एक देवी का नाम, मन की 
पुत्री 6. बुध की पत्नी तथा पुरूरवा की माता । 
इडिका [ इडा--क, इत्वम्‌ |] पृथ्वी । 
इतर ( सा०. वि० ] ( स्त्री ०--रा, नपु० रर्तं ) | इना 
कामेन तर:--इति--त्‌ +अप ] . अन्य, दूसरा, दो में 
से अवशिष्ट-- इतरो दहने स्वकमंणाम्‌ रघु० ८।२० 
अने० पा० 2. शेष या दूसरे (ब० व०) 3. दूसरा, से 
भिन्‍न (अपा० के साथ )--इतरतापशतानि यथ॑च्छया 
'वितर तानि सहे चतुरानन--उद्धूट, इतरो रावणादेव 
राघवानचरों यदि--भट्टि० ८१०६ 4. विरोधी, या 
तो अकेला स्वतंत्र रूप से प्रयक्‍त होत। हैं अथवा विश्- 
षण के साथ, या समास के अन्त मं---जज्लज्मानीत राणि 
च--रामा ०, विजयायेतराय वा--म हा ० इसी प्रकार 
दक्षिण” (बायां) वाम” ([दायां) आदि 5. नीच 
अघम, गंवार, सामान्य---इतर इव परिभय ज्ञार्न मन्म- 
थन जडीकृत:-का ०-१ ५४ । सम ०--इतर (सा ० वि० ) 
पारस्परिक, स्व-स्व, >आश्रषयः--पा र॒स्परिक 
निर्भरता, अन्योन्य संबंध योग: ]. पारस्परिक संबंध 
या मेल, शि० १०।२४, 2. इन्द्र समास का एक प्रकार 
(विप० समाहार इन्द्र) जहाँ कि प्रत्येक अंग पृथक्‌ 
रूप से देखा जाता है । 
इतरतः, इतरत्र (अव्य०) [इतर--तसिल, त्र वा | 
अन्यथा, उससे भिन्‍न, अन्यत्र--दे ० अन्यत:, अन्यत्र । 
इतरथा (अव्य०) [ इतर--थालरू ]. अन्य रीति से, और 
ढंग से 2. प्रतिकल रीति से 3. दूसरी ओर । 
इतरेयू: (अव्य०) [ इतर-+एदच्युस ] अन्य दिन, दूसरे 
देन । 
इतस्‌ (अव्य ०) [ इृदम्‌+-तसिल ] . अतः, यहाँ से, 
इधर से, 2. इस व्यक्ति से, मुझ से--इतः स दैत्य 
प्राप्तश्नीनत एवाहति क्षयम-- कु० २।२५ 3. इस 
दिशा मं, मेरी ओर, यहाँ--इतो निषीदेति विसुष्ट- 
भूमिः--कु० ३॥२, प्रयकक्‍तमप्यस्त्रमितो वथा स्यात 
--रघ ० २। ३४, इत इतो देव:--इधर इस ओर महा- 
राज ! (नाटकों में) 4. इस लोक से, 5. इस समय 
से, इतः--हत:---एक ओर--दृसरी ओर या एक 
स्थान म--दूसरे स्थान पर, यहाँ--वहाँ 
इति (अव्य०) [ इ+क्तिन ] . सह अव्यय प्राय: किसी 
के द्वारा बोले गये, या बोले समझे गंय शब्दों को वैसा 
का वैसा ही रख देन के लिए प्रयक्‍त किया जाता है 


जिसको कि हम अंग्रेजी में अवतरणांश चिन्हों द्वारा 

प्रकट करते हैँ, इस प्रकार कही गई बात हो सकती हैं 
(क) एक अकेला शब्द जो शब्द के स्वरूप को दर्शाने 
के लिए प्रयकक्‍्त क्रिया गया हो ( शब्दस्वरूपद्योतक )-राम 
रामेति रामेति कजन्तं मधुराक्षरं--रामा०, अतएव 
गवित्याह--भतं ०, (ख) या कोई प्रातिपदिक जो 


5 कि अपने अर्थों को संकेतित करने .के लिए कतृ कारक 


म॑ प्रयुक्त होता हैँ ( प्रातिपादिकाथद्योतक )--चय- 
स्त्विषामित्यवधारितं पुरा क्रमादमं नारद इत्य- 
बोधि सः--शि० १।३, अवभि चंनामनधंति--रघ० 
१४।४०, दिलीप इति राजेंद:---घु० १॥१२, (ग) 
या पूरा वाक्य जब कि “इति शब्द वाक्य के केवल 
अंत में ही प्रयुक्त किया जाता है (वाक्याथद्योत्तक ) 
--ज्ञास्यसि कियद्भूजों में रक्षति मौर्वीकिणांक इति 
--शि० १।१३, 2. इस सामान्य अर्थ के अतिरिक्‍त' 
इति' के मिम्नांकित अर्थ हैं (क) 'क्योंकि', 'यत 
“कारण यह कि आदि शब्दों से व्यक्तीकरण--बैदे 
शिको5स्मीति पच्छामि--उत्त र० १ पुराणमित्येव न 
साध सर्वम--मालवि० १२, प्राय: 'किम्‌' के साथ 
(ख) अभिप्राय या प्रयोजन--रघु० १३७ (ग) 
उपसंहार द्योतक ( विप० अथ ), इति प्रथमो5डु: 
_ यहाँ प्रथम अंक का उपसंहार होता है 
(घ) अतः, इस प्रकार, इस रीति से-- इत्युक्तवन्तं 
परिरम्य दोम्याम्‌--कि० ११।॥८० (3) इस स्वभाव 
या विवरण वाला--गौरहइ्वः पुरुषो हस्तीतिजाति: (च ) 
जैसा कि नीचे है, नीचे लिखे परिणामानसार--रामा- 
भिधानो हरिरित्युवाच--रघु० १३।१ (छ) जहाँ 
. तक''', की हँसियत से, के विषय में (धारिता और 
संबंध प्रकट करते हुए )--पितेति स पूज्य, अध्यापक 
इति निन्य:, शीघ्रमिति सुकरमू, निभतमिति चिन्तनीयं 
भवेत--श० रे. (ज) निदशेन (प्राय: “आदि: के 
साथ ) इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादी तदनन्वयः-चन्द्रा० 
गौ: शकक्‍्लइ्चलो डित्थ इत्यादौ-काव्य ० २, (झ) मानी 
हुई सम्मति या उद्धरण--इति पाणिनि:, इत्यापिशलि 
इत्यमर: विश्वः आदि ( जा) स्पष्टीकरण | सम० 
--अ्थे: भावार्थ, सार,-- अर्थम्‌ (अव्य०) इस प्रयो- 
जन के लिए, अत:,-- कथा अथंहीन या निरर्थक बात, 
-कतंव्य,-- करणीय (वि० )नियमत:ः उचित या आव- 
इयक (व्यम,-यम्‌ ) कतंव्य, दायित्व, 'ता,--का्यंता, 
-कृत्यता कोई भी उचित या आवश्यक कार्य,-कतव्य- 
ताम्‌ढ: कि कतंव्य विमूढ, असमंजस में पड़ा हुआ 
व्याकुल, हतबुद्धि,-मात्र (वि०) इतने विस्तार वाला, या 
एसे गण का,-व॒त्ताम्‌ . घटना, बात 2. कथा, कहानी । 
इतिह (अव्य०) [ इति एवं ह किछ---दै ० स० ] ठीक इस 
प्रकार, बिल्कुल परंपरा के अनुरूप । 


( 


इतिहास: [ इति--ह-+-आस (अस घातु, लिटू लकार, 
अन्य पु०, ए० व०)] 4. इतिहास (परंपरा से प्राप्त 
उपाख्यान समूह) --धर्मार्थकाममो क्षाणामु पदेशस मन्वि- 
तम्‌, प्ववत्त कथायक्तमितिहासं प्रचक्षते । 2. वीर- 
गाथा (जैसा कि महाभारत) 3. एतिहासिक साक्ष्य 
परंपरा (जिसको पौराणिक एक प्रमाण मानते हें) 
सम ०---निबन्धनम्‌--उपाख्यानयुक्त या वर्णनात्मक 
रचना । 

इत्थम (अव्य०) [ इृदम्‌-+थमु ] इस लिए, अत्त:, इस 
रोति से--इत्थं रते: किमपि भूतमद्श्यरूपम--कु० 
४४५, इत्थं गते--इन परिस्थितियों के कारण । 
सम ०--कारम्‌ (अव्य०) इस प्रकार,--भूत (वि०) 
. इस प्रकार परिस्थितियों में फंसा हुआ, एसी दशा 
मे ग्रस्त--कु० ६१२६ कथमित्थंभूता--मालवि० ५, 
का० १४६, 2. सच्चा, यथातथ्य, सही (जैसे कि 
कहानी ),--विध (वि०) ॥4. इस प्रकार का 2. इस 
प्रकार के गुणों से युक्त । 


(वि०) [इण--क्यप्‌, तुक |] जिसके पास जाया 
जाय, जहाँ पहुंचना उपयुक्त हों--इत्य: शिष्येण गरु- 
बत्‌,-त्या . जाना, मार्ग 2. डोली, पालकी । 
इत्वर (धि०) (स्त्री०--री) [ इण्‌--क्वरप्‌, तुक | । 
जाने वाला, यात्रा करन वाला, यात्री 2. ऋर, कठार 
3. नीच, अधम 4. घृणित, निद्य 5. निर्धन,-रः हिजड़ा 
--री 4. व्यभिचारिणी, कुलटा 2. अभिसारिका । 


इृदम (सा० वि० ) [पं ०-अयम, स्त्री ०-इयस्‌, नपु ०-इदस्‌ | 
( इन्द+- कमिन्‌ | . यह--जो यहाँ हँ (वक्ता के 
निकट की वस्तु की ओर संकेत करते हुए--इदमस्तु 
संनिकृष्टं रूपम्‌) इदं तत्‌** इति यदुच्यते--श० 
५, यह हैं कथन की सत्यता 2. उपस्थित, वतमान 
(यहाँ की भावना को प्रकट करने के लिए कत्‌ कारक 
के रूप प्रयक्त किये जाते हं--इयमस्मि--यह रही 
में, इसी प्रकार,-इमे स्मः. अयमागच्छामि--यह मे 
आता हूँ) 3. यह शब्द तुरन्त ही बाद म आने वाली 
वस्तु को ओर संकेत करता हूँ जब कि एतद्‌” शब्द 


परववर्ती वस्तु की ओर -अनुकहठ्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा | 


सचख्िरनष्ठित:---मन ० ३।१४७. (अयम्‌ >-वरक्ष्य- 
माण:--कुल्ल ० ) श्रुत्वेतदिदम्‌चु:--4. किसी वस्तु 
की अधिक स्पष्टतया या बलपूर्वक बतलाने या कई 
बार शब्दाधिक्य प्रकट करने के लिए यह शब्द यत 
ततू, एतद, अदस, क्रिम अथवा किसी पुरुष वाचक 
स्वेताम के साथ जूड़ कर प्रयक्त होता हँ--को5्यमा- 
चरत्यविनयम्‌ -श० १।२५, सेयम, सो5यम--यह यहाँ 
--अयमहं भो-श०, ४, अरे यहाँ तो में हू । 
इदानोम्‌ (अव्य ०) [ इदम्‌--दानीम्‌, इश्‌ च | अब, इस 
समय, इस विषय में, अभी, अब भी--वत्से प्रतिष्ठ- 


श्छ्४ ). 


स्वेदानीमू श० ४, आयपुत्र इदानीमसि--उत्तर० ३े, 
इृदानोमेव-- अभी, इदानीमपि--अब भी, इस विषय 
म॑भी। 

इदानीन्तन (वि० ) (स्त्री०--नी ) वतंमान, क्षणिक, वर्तमान 
कालिक । 

इद्ध (भू० क० कृ०) [ इन्ध्‌--क्त ] जला हुआ, प्रकाशित 
--द्धम . ध॒प, गर्मी 2. दीप्ति, चमक 3. आइचये | 

इध्मः--ध्मम [ दृष्यतेडग्निरतन - इन्धू+मक | इंधन 
विशेषकर वह जी यज्ञाग्नि में काम आता हें-- रघ० 
१४॥७०, । सम ०-जिह्लः अग्नि,--प्रवइ्चन: कुल्हाड़ी 
कुठार (परश ) । 

इध्या | इन्ध्‌-+-क्यप्‌-+टाप | प्रज्वलन, प्रकाशन । 

न (वि०) [इण्‌-+-नक ] . योग्य, शक्ति शाली, बलवान 
2. साहसी,--नः 4. स्वामी २. सूयं--शि० २॥६५ 3 
राजा --न न महीनमहीनपराक्रमम--रघु ० ९।५ । 

इन्दिन्दिर: [ इन्द +किरच्‌ नि० | बड़ी मध-मक्खी--:लोभा- 
दिन्दिन्दिरेष निपतत्सु- भाभमि ० २।१८३ । 

इन्दिरा [ इन्दू-- किरच्‌ ] लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी | सम० 
-आलयम्‌ इन्दिरा का आवास, नील कमल,-. मन्दिर: 
विष्ण का विशषण (--रम) नील-कमल । 

इंदीवरिणोी [ इन्दीवर--इनि-+डीपू | नील-कमलों का 
समह । 

इन्दीवारः [ इंच्या: वारो वरणम अन्न--ब० स० ] नील 
कमल | 

इन्दु:ः [ उनत्ति क्लेदयति चन्द्रिकयया भुवनम--उन्द्‌--उ 
आदेरिच्च ] 4. चंद्रमा--दिलीप इति राजेन्दुरिन्दू 
क्षी रनिधाविव--रघु० १।१२, 2. (गणित में) एक 
की संख्या 3. कपूर । सम०--कमलसम सफद कमल, 
-“कला चन्द्रमा की कला या अंश (यह कलाएं गिनती 
में १६ हैं, पौराणिक कथाओं के आधार पर इनमें से 
प्रत्येक कला क्रमशः १६ देवताओं के द्वारा मिगली 
जाती हैं )--कलिका 4. केतकी का पौधा 2. चन्द्रमा 
की एक कला,- कान्तः चन्द्रकात्तमणि (-ता) 
रात,---क्षयः . चन्द्रमा का प्रतिदिन घटना 2. नृतन- 
चन्द्र दिवस, प्रतिपदा,-- जः,--युत्रः बुधग्रह (--जा) 
रेवा या नमंदा तदी,-- जनकः समद्र,--दरूः चन्द्रमा 
की कला, अधचन्द्र--भा कुम्‌दिनी,-- भत,--शैखर:, 
>-मौलिः मस्तक पर चन्द्र को धारण करने वाला 
देवता, शिव,--मणि: चन्द्र कान्त्मण,-भंडलूम्‌ चन्द्रमा 
का परिवेश, चन्द्र मण्डल, --रत्नम्‌--मोती,--ले 
(र) खा चन्द्रमा की कला,--लोहकम्‌,---लौहम्‌ 
चाँदी,--- वदना छन्द का नाम दे० परिशणिष्ट,-- वासरः 
सीमवार । | 

इन्दुमती [ इन्दू + मतुप्‌+छीप ] !. पूणिमा 2. “अज की 
पत्नी, भोज को बहन । 


( १७५ ) 


डाले जब कि वह कष्ट देने लगे थे । उसी समय उसने 


इन्दूरः [ इन्दु-र पृषो० ऊत्वम्‌ ] चू हा, मसा । 
बल तथा वृत्र की हत्या कर दी। इनकी पत्नी पुलोमा 


इन्द्र: | इन्द्‌-- रन्‌, इन्दतीति इन्द्र, इदि ऐश्वर्ये---मल्लि० ] 


. देवों का स्वामी 2. वर्षा का देवता, वृष्टि 3. स्वामी 
या शासक (मनुष्यादिक का), प्रथम, श्रेष्ठ (पदार्थों 
के किसी वर्ग में); सदेव समास के अन्तिम पद के रूप 
में, नरेन्द्रः--मनुष्यों का स्वामी अर्थात्‌ राजा इसी 
प्रकार मगन्द्र:-शर;--गजनद्र:, योगीन्द्र., कपीन्द्र:;-द्रा 
इन्द्र की पत्नी, इन्द्राणी (अन्तरिक्ष का देवता इन्द्र 
भारतीय आर्यों का वृष्टि-देवता हैं, वेदों में प्रथम श्रेणी 
के देवताओं में इनका वर्णन मिलता हैं, परन्तु पुराणों 
की दृष्टि से यह द्वितीय श्रेणी के देवता माने जाते हैं। 
यह कश्यप और अदिति के एक पुत्र हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश के त्रिक से यह निम्नतर है, परन्तु 
यह और दूसरे देवताओं में प्रमुख हैं और सामान्यतः: 
इन्हें सुरेश या देवेन्द्र आदि नामों से पुकारा जाता हैं। 
जैसा कि वेदों में वर्णित हैं उसी प्रकार पुराणों में भी 
यह अन्तरिक्ष तथा पूर्व दिशा के अधिष्ठातृ देवता माने 
जाते हैँ, इनका लोक स्वर्ग कहलाता हैं। यह वच्तर 
धारण करते हैँ, बिजली को भेजते हैं और वर्षा करते 
है, यह असुरों के साथ प्राय: युद्ध में लगे रहते हैं और 
उनको भयभीत करते रहते हैं, परन्तु कई बार उनसे 
परास्त भी हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित इन्द्र कामु- 
कता और व्यभिचार के लिए प्ररुयात हैं, इसका सबसे 
बड़ा उदाहरण उनके द्वारा गौतम की पत्नी अहल्या 
का सतीत्वहरण है जिसके कारण इन्द्र अहल्या-जार 
कहलाता हैँ । गौतम ऋषि के शाप से इन्द्र के शरीर 
पर स्त्री-योनि जेसे हजार चिह्न बन जाते हैं इसीलिए 
उसे सयोनि कहते हैं, परन्तु बाद में यह चिह्न “आँख' 
के रूप में बदल जाते हैं इस लिए यह सहसनेत्र, सहस्न- 
योनि या सहस्राक्ष कहलाने लगते हैं। रामायण में वर्णन 
आता हू कि रावण के पुत्र मेघनाद ने इन्द्र को परास्त कर 
दिया तथा वह उसे उठा कर लंका में ले गया, इसी 
साहसिक कार्य करन के उपलक्ष में मेघनाद को “इन्द्र 
जित्‌ की उपाधि मिली । ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं 
के बीच में पड़ने पर कहीं इन्द्र का छुटकारा हुआ । 
इन्द्र के विषय में बहुधा वर्णन मिलता है कि वह 
सर्देव राजाओं को १०० यज्ञ प्रा करने से रोकता 
रहता हूँ, क्योंकि यह विश्वास किया जाता हैं कि जो 
कोई १०० यज्ञ पूरा कर छेगा, वही इन्द्र का पद प्राप्त 
कर लेगा, यही कारण हे कि वह सगर और रघ्‌ के 
यज्ञीय घोड़ों को उठा कर ले गया, दे० रघ्‌० तृतीय 
सर्ग । यह सदेव घोर तपश्चर्या करने वाले ऋषि-मुनियों 
से भयभीत रहता हँ और अप्सराएं भेज कर उनके 
मार्गे में विध्त डालने का प्रयत्न करता है (दे० अप्स- 
रस्‌ ) । कहा जाता हैँ कि उसने पवेत के पंख काट 


राक्षस की पुत्री है, इनके पुत्र का नाम जयन्त है। 
यह अर्जुन के पिता भी कहे जाते हैं )। सम ०--अनज:, 
“अवरज:ः विष्ण और नारायण की उपाधि,--अरि: 
एक राक्षस,--आयुधम्‌ इन्द्र का शस्त्र, इन्द्रधनष 
रघृ० ७।४,--कौलः--4. “मंदर' पर्वत का नाम 2. 
चट्टान (-लम्‌ ) इन्द्र की ध्वजा,--कुझ्जरः इन्द्र का 
हाथी, ऐरावत,--कट: एक पर्वत का नाम--कोशः 
(षः ),-+षक: 4. कौच, सोफा 2. प्लेटफार्म या सम- 
तल बना चबूतरा 3. खँटी या ब्रेकेट जो दीवार के 
साथ लगा हो,--गिरिः महेन्द्र पवंत,--गुरुः---आचायें: 
इन्द्र का अध्यापक, अर्थात्‌ बहस्पति,--गोपः,--गोपकः: 
एक प्रकार का कीड़ा जो सफंद या लाल रंग का होता 
है,“ चापसम्‌,--धनुस (नपु०) ॥. इन्द्रधनूष॒ 2. इन्द्र 
की कमान,--जालम्‌ . एक शास्त्र जिसे अर्जन ने 
प्रयकता किया था, युद्ध का दाँव-पेंच 2. जादृगरी, 
बाजीगरी--स्वप्नेन्द्रजालसदृशः: खल॒ जीवलोक: 
-“शा० २२, --जालिक (वि०) छलाम्मपूर्ण, अवास्त- 
विक, भ्रमात्मक (--कः) वाजीगर, जादूगर,--जित्‌ 
(पु०) इन्द्र को जीतने वाला, रावण का पुत्र जो 
लक्ष्मण के द्वारा मारा गया [ रावण के पुत्र मेघनाद 
का दूसरा नाम 'इन्द्रजित्‌ हूँ । जब रावण ने स्वर्ग में 
जाकर इन्द्र से युद्ध किया तो मेघनाद उसके साथ 
था--वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। 'शिव' से 
अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण मेघ- 
नाद ने अपनी इस जादू की शक्ति का उपयोग किया, 
फलत: इन्द्र को बांधकर वह उसे लंका में उठा. 
लाया। ब्रह्मा तथा अन्य देवता उसे मुक्त कराने के 
लिए आये और उन्होंने मेघनाद को “इन्द्रजित' की 
उपाधि दी, परन्तु मेघनाद इन्द्र को मक्‍त करने के 
लिए राजी न हुआ जब तक कि उसे “अमरता' का 
वरदान न दिया जाय । ब्रह्मा ने उसकी इस अनुचित 
माँग को मानने से इंकार कर दिया, परन्तु मेघनाद 


. अपनी मांग का निरन्तर आग्रह करता रहा और अन्त में 


अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया | रामायण में लक्ष्मण 
द्वारा मेघनाद का सिर काटे जाने का वर्णन हैं जब कि 
वह यज्ञ कर रहा था | हंँतु,---बिजयिन्‌ (पु०) 
लक्ष्मण,-तुलम्‌,---तुलकम्‌ रूई का गद॒दा,--दारु: देव- 
दारु का वृक्ष,--नौरूः नीलकान्तमणि,---नीलकः पन्ना, 
ऊ पत्नी इन्द्र की पत्नी शची,--पुरोहितः बृहस्पति, 
-प्रस्थम्‌ यमुना के किनारे स्थित एक नगर जहाँ 
पांडव रहते थे (यही नगर आज कल. वतंमान दिल्‍ली 
है) ।--इन्द्रप्रस्थगमस्तावत्कारि मा सन्‍्तु चेदय:---शि० 
२।६३,-- प्रहरणम्‌ इन्द्र का रास्त्र, वज्ञ,--भेषजम्‌ 


( १७६ ) 


| 
सोंठ--मह: . इन्द्र के सम्मान में किया जाने वाला 
उत्सव 2. बरसात,-- छोकः इन्द्र का संसार, स्वगंलोक, 
--वंशा,-- वज्चा दो छंदों के नाम दे० परिशिष्ट 
--शत्रः . इन्द्र का शत्र या इन्द्र को मारन वाला 
(जब कि स्वराघात अन्तिम स्वर पर हैं), प्रल्लाद को 
उपाधि,-- रघ० ७॥३५, 2. इन्द्र जिसका शआजत्र हैं, 
व॒त्र का विशेषण (जब कि स्वराघात प्रथम स्वर पर 
) [यह घटना शतपथ ब्राह्मण के एक उपाख्यान की 
ओर संकेत करती हे, यहाँ बतलाया गया हूँ कि 
वृत्र के पिता न अपने पुत्र को इन्द्र के मारने वाला 
बनाने का विचार किया और उसे “६इन्द्रशत्रवंघस्व 
बोलने को कहा, परन्तु भूल से उसने प्रथम स्वर पर 
बलाघात किया और इन्द्र के द्वारा मारा गया--तु ० 
शिक्षा-५२-मंत्री हीन: स्व॒रतो वणतो वा मिथ्याप्रयक्तो 
न तमर्थमाह, स वाग्वज्नो यजमान हिनस्ति यथ्थद्रशरत्र 
स्वरतोपराधात्‌ । |--शलरूभ: एक प्रकार का कीड़ा, 
वीरबहटी,-- सुतः.--सूनुः (क) जयन्त का नाम (ख) 
अर्जुन का नाम (ग) वानरराज वालि का नाम 
-सेनानी: इन्द्र को सेनाजोॉं-का नंता, कार्तिकेय 
की उपाधि । 
इन्द्रकम [इन्द्रस्य राज्ञ: के सुख यत्र-- तारा० |] सभा-भवन 
बड़ा कमरा । 
इन्द्राणी [ इन्द्रस्य पत्नी आनक +- झीप | इन्द्र की पत्नी, शची । 
इन्द्रियम [इन्द्र] घ--इय ] ). बल, शक्ति (वह गण जो 
इन्द्र में क्दयिमान था) 2. शरीर के वह अवयव जिनके 
द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता हैँ. एसे अवयव 


(इन्द्रियां) ' दो प्रकार के हैं (क) ज्ञानन्द्रियाँ या 


क्षपी जिह्ला नासिका चेव 


ब॒द्धीन्द्रियाँ--श्रोत्र त्वक्च 
(ख ) कम न्द्रि- 


पंचमी (कुछ के अनुसार 'मन भी) 
याँ-- पायूपस्थं हस्तपाद॑ वाक्‌ चेव 
मन्‌ु० २॥९९, 3. शारीरिक या पुरुषोचित शक्ति, 


जशञानशक्ति 4. वीये 5. पांच कली संख्या के लिए 


प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। सम०--अंगोचर (वि०) 
जो दिखलाई न दे सके,--अर्थ: 4. इन्द्रियों के विषय 
(वह विषय ये हँ:--रूपं शब्दों गंधरसस्पशश्चि विषया 
अमी---अमर० ), भग ० ३।३४, रघ्‌ ० १४।२ ५,---आय- 
तनम्‌ इन्द्रियों का आवास अर्थात्‌ शरीर,--गोचर 
(वि०) जो इन्द्रियों द्वारा देखा या जाना जा सके 
(--:र: ) ज्ञान का विषय, - पग्राम:,---वर्गे: इन्द्रियों का 
सम है, समष्टि रूप से ग्रहण की गई पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
7“-बेलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसपि कर्षति--मन ० 
२।२१५, निववार मधनीन्द्रियवर्ग:--झि० १०॥३ 
--ज्ञानम्‌ चेतना, प्रत्यक्ष करन की शक्ति,---निग्नह 
ज्ञानन्द्रियों का नियन्त्रण---वध:ः अज्ञेयता,--विप्रति 
पत्तिःएुस्त्री ०) इन्द्रियों का उन्म्रागंगमन,--सलन्निकर्ष: 


दशमी समता : 


ज्ञानन्दिय का संपक (चाहे वह बाह्य विषयों से हो 
या मन से )--स्वापः अज्ञेयता, अचेतना, जड़िमा । 

इन्ध्‌ (रु० आ०) (इंद्धे या इंधे, इद्ध) प्रज्वलित करना, 
जलाना, आग लगाना, (कर्मवा०--इध्यते ) जलाया 
जाना, प्रदीप्त होना, लपटें उठना, सम्‌--, प्रज्वलित 
करना । 

इन्धः [ इन्ध--घजञा | इंघन, (लकड़ी कोयछा आदि) । 

इन्धनम [ इन्ध्‌--ल्यूद | . प्रज्वलित करना, जलाना 2. 
इंघन (लकड़ी आदि) | 

इभः | इ+भन्‌, किच्च | हाथी,--भो हथिनी-। सम ० 
--जअरिः सिह,---आनन: गणे श तु ० गजानन---निमी- 
लिका चतुराई, बृद्धिमत्ता, सतकता,--पालक: महावत, 
-पोटा अल्पवयस्का हथिनी,---पोतः अल्पवयस्क हाथी, 
हाथी का बच्चा,--युवति: (स्त्री०) हथिनी । 

इम्य ( वि०) [ इमं गजमहँति-यत ] घनाढ्य, धनवान्‌ 
--भ्यः: , राजा 2. महावत,--भ्या हथिनी । 

इम्यक (वि०) [ स्वाथ कन्‌ | धनादूय, धनी । 

इयत (वि०) [ इृदम्‌--वत॒प ] इतना अधिक, इतना बड़ा 
इतने विस्तार का--इयतवायु:--दश० ९६, इयन्ति 
वर्षाणि तया सहोग्रम्‌ रघु० १३६७, इतने वष--द्वय 
नीतिरितीयती--शि० २।३०, इतनी । 

इयत्ता, इयत्त्म [ इयत्‌--तल-+टदापू, त्वलू वा | ॥. 
(क) इतना, निश्चित माप या परिमाण--ईदुक्तया 
रूफसियत्तया वा--रघ्‌ु ० १३॥५, न परि- 
च्छेत्तमियत्तयालम-६।७७ ( ख) सीमित संख्या, सीमा 
-न गुणानामियत्तया रघु० १०१३२, 2. सीमा, मानक । 

इरणम [ क्--अण्‌ पृषी० | . मरुस्थरू 2. रिहाली या 

लनई भूमि, बंजर भूमि, तु० 'इरिण । 

इरम्मद: [| इरया जलेन माद्यति वधते इति---इरा-मद -- 
खश, ह्ृस्वः मम | . बिजली की कौंघ, बिजली जली के 
गिरने से पंदा हुई आग, 2. बाडवानल । 


हरा [ इ+ रन्‌, इं काम राति---राऊ+॑क वा तारा०] 
. पृथ्वी 2. वक्‍तृता 3. वाणी की देवता सरस्वती 
4. जल 5. आहार 6. मदिरा । सम०--ईशः वरुण 
विष्ण, गणंश,--चरम्‌ ओला, इसी प्रकार 'इरांबरम । 

इरावत (पु ०) [| इरा+मतुप्‌ | समद्र । | 

इरिणस्‌ [ ऋ-/-इनचू, किदिच्च | लनई भूमि, रिहाली 
जमीन । 

इवरुि -ल (वि०) [ उवं-+-आएरु, पृषो ० ] नाशक, हिसक 
-र₹ु (पुं० स्त्री०) ककड़ी । 

इल (तु० पर०) (इलति, इलित) या (चु० उभ०) . जाना, 
चलना-फिरना 2. सोना 3. फेंकना, भेजना, डालना । 

इला [ इल--क-|-टाप्‌ ] 4. पृथ्वी 2. गाय 3. वक्‍तुता 
--दे० 'इडा'। सम०-गोलः--लम्‌ पृथ्वी, धरती 
भूमंडल,--धरः पहाड़ । 


( १७७ ) 


इलिका [ इल--कन्‌, इत्वम्‌ ] पृथ्वी, धरती । 
इल्वका:--लछाः (ब० व०) [ इल--वल, इल--क्विप-+- 
वलच्‌ वा |] मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर स्थित पाँच 
तारे । 
(अव्य०) [ इ--क्वनत्‌ बा० ] 4. की तरह, जैसा कि 
(उपमा दशशाते हुए) --वागर्थाविव संपुक्‍तौ--रघु ० 
१।१, 2. मानों, (उत्प्रेक्षा को दशाते हुए)--पह्या- 
मीव पिनाकिनमू--श० १।६, लिम्पतीव तमोद्भानि 
वर्षतीवाऊजनं नभः--मुच्छ० १॥३४ 3. कुछ, थोड़ा 
सा, कदाचित्‌ --कडार इवायम्‌ ,--गण०, 4. ( प्रश्न- 
वाचक शब्दों से जुड़े हुए) संभवत: 'बतलाइये तो' 
'निस्सन्देह -विना सीता देव्या किमिव हि न दुःख॑ रघु- 
पतेः:--उत्तर ० ६।३०, क इब---किस प्रकार का, किस 
भांति का, मुहतंमिव-केवल क्षण भर के लिए, किचि- 
दिव-जरा सा, थोड़ा सा; इसी प्रकार ईषदिव, नाचि- 
रादिव आदि । 
इशोका -- इषीका । 
इपष (क) (तु० पर०) (इच्छति, इष्ट) 4. कामना 
करना, चाहना, प्रबल इच्छा होना--इच्छामि संव- 
घितमाज्ञया ते--कु० ३।३, 2. छाँटना, 3 के प्राप्त करने 
का श्रयत्तन करना, तलाश करना, ढूं' 4. अनुकल 
होना 5. हाँ करना, स्वीकृति देना--(भा० वा०) 
. चाहा जाना 2. नियत किया जाना--हस्तच्छेदन- 
मिष्यते--मनु ० ८।३२२, अनु--, ढूंढना, कोशिश 
करना, प्रयत्न करना, अभि --, जी करना, चाहना, 
परि-.., ढूंढना, प्रति --, प्राप्त करना, स्वीकार करना 
“दैवस्य शासन प्रतीष्य--श० ६, (ख) (दि० 
पर० ) (इष्यति, इषित) . जाना, चलना-फिरना 
2. फैलाना 3. डालना, फेंकना, अनु--ढूँढना, ढूँढने के 
लिए जाना--न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत--कु० 
५।४५, प्र--(प्राय: 'प्रेर०') 4. भेज देता, डाल देना, 
फंक देना--भट्टि ० १५॥७७ 2. भेजना, प्रेषण करना 
-“किमर्थमृषयः प्रेषिता: स्यु:---श० ५, (ग) (स्वा० 
उभ० ) (एषित) जाना, चलना-फिरना, अनु---, अनु- 
सरण करना । 
[इष्‌--अच | . बलशाली, शक्ति सम्पन्न 2. आद्िवन 
मास,--ध्वनिमिषेनिमिषक्षणमग्रत:---शिव ० ६॥४९ । 
इषि (षी) का [इष्‌ गत्यादौ क्वुन्‌ अत इत्वम्‌] . सरकंडा, 
नरकुल, अस्त्रम्‌--रघु० १२२३ 2. बाण । द 
इषिरः [इष--किरच्‌ | अग्नि । 
इजुः [इष्‌-उ | . बाण 2. पाँच की संख्या । सम०--अग्रम्‌ 
“जनीकम्‌ बाण की नोक,---असनम्‌,---अस्त्रम धनृष, 
रघु० ११५२७,--आसः व. घनुष्‌ 2. धनुर्धेर, योद्धा, 
भग० १।४, १७,--कारः,--क्ृत्‌ (पूं०) बाण बनाने 


इव 


ट्षः 


मम रा. ुशकक....ुु3.... 


वाला, ---धरः--भृत्‌ धनुधेर, --पथः, - विक्षेपः तीर 
जाने का स्थान, बाण का परास,-प्रयोगः बाण 
छोड़ना, तीर चलाना | 

इषधिः [इष्‌--धा--कि] तरकस । 

दृष्ट (भू० क० क्ू०) [इष्‌--कक्‍्त] 4. कामना किया गया, 
चाहा गया, जी से चाहा हुआ, अभिलषित 2. प्रिय, 
पसंद किया गया, अनुकूल, प्यारा 3. पूज्य, आदरणीय 
4. प्रतिष्ठित, सम्मानित 5. उत्सृष्ट, यज्ञों से पूजा गया 
“णटः प्रेमी, पति,--ष्टम्‌ 4. चाह, इच्छा 2. संस्कार 
3. यज्ञ; (अव्य० ) स्वेच्छापूवक । सम०--अर्थः 
अभीष्ट पदार्थ, ---आपत्तिः (स्त्री०) चाही हुई बात 
का होना, वादी का वक्‍तव्य जो प्रतिवादी के भी 
अनुकल हो --इष्टापत्तो दोषान्तरमाह---जग ० ,--गन्ध 
(वि०) सुगंध युक्त (--धः) सुगंधित पदार्थ (--धम्‌) 
रेत,--देवः,--देवता अनुकल देव, अभिभावक देव । 

इष्टका [इष्‌-- तकन्‌ ] ईंट-मुच्छ ० ३। सम०--गृहम्‌ इंटों 
का घर,-चित (वि०) इंटों से बना ('इष्टकचित' भी ), 
“न्यासः घर की नींव रखना,-पथः इंटों से बना मार्ग । . 

दृष्टापृत॑म॒ [समाहार द्व० स० पूर्वपददीर्घ:] यज्ञादिक पुण्य- 
कार्या का अनुष्ठान, कुएँ खोदना तथा दूसरे धर्मकार्यों 
का सम्पादन--इष्टापूतविधे: सपत्नशमनात्‌---महावी ० 
३े। १। 

इष्टि: (स्त्री०) [इष--क्तिन] . कामना, प्रार्थना, इच्छा 
2. इच्छुक होना या कोशिश करना 3. अभीष्ट पदार्थ 
4. अभीष्ट नियम या आवश्यकता की पूर्ति (भाष्यकार 
द्वारा कात्यायन के वातिकों अथवा पंतजलि के भाष्य 
मे कुछ अतिरिक्त जोड़ना--इष्टयो भाष्यकारस्य ) तु० 
'उपसख्यानम्‌ 5. आवेग, शीघ्रता 6. आमंत्रण, आदेश 
7. यज्ञ । सम०--पचः कंजूस, इसी प्रकार “मष, 
“पशुः यज्ञ में बलि दिया जाने वाला जानवर । 

इष्टिका [इष्ट--तिकन्‌ --ठाप्‌] ईंट आदि, दे० “इष्टका' । 

दृष्मः [इष्‌- मक्‌ | . कामदेव 2. वसन्‍्त ऋतु । 

दृष्य: - ष्यम [इंष्‌-- क्यप्‌ | वसन्‍्त ऋतु । 

इस (अव्य०) [इं काम स्यति--सो +-क्विप्‌ नि० ओलोप: ] 
क्रोध, पीड़ा और शोक की भावना को अभिव्यक्त 
करन वाला विस्मधादि द्योतक अव्यय । 

इह (अव्य०) [इृदम्‌--ह इशादेश: | 4. यहाँ (काल, स्थान 
या दिशा की ओर संकेत करते हुए), इस स्थान पर, 
इस दशा में 2. इस लोक में (विप० परत्र या अमुत्र) । 
सम०>--अमुत्र (अव्य०) इस लोक में और परलोक 
में, यहाँ और वहाँ,--लोकः यह संसार या जीवन, 
““स्थ (वि०) यहाँ विद्यमान । 

इहत्य (वि०) [इह--त्यप] यहाँ रहने वाला, इस स्थान 
का, इस लोक का । 


बगाहकाणा.. वां भाांधाकक फर्म! पर 


२२ 


्द्ः 


( १७८ ) 


| 


(पु०) [६ई-[क्विप्‌] कामदेव (अव्य०) (क) 


खिन्नता (ख) पीडा (ग) शीक (घ)क्रोध (डः) 
अनुकपा (च) प्रत्यक्षज्ञान या चेतना ( छ) तथा 
संबोधन की भावना को अभिव्यक्त करने वाला विस्म- 
यादिद्योतक अव्यय । 


ई (क) (दिवा० आ० ) (ईयते) जाना (ख) (अदा० 


04 
/+ 


पर० ) . जाना 2. वमकना 3. व्याप्त होना 4. चाहना, 
कामना करना 5. फेंकना 6. खाना 7. प्राथना करना 
(आ०) 8. गर्भवती होना । 


(म्वा० पर०) (ईक्षते, ईक्षित) 4. देखना, ताकता, 
आलोचना' करना, अवलोकन करना, टकटको लगा कर 
देखना या घृरना 2. खयाल रखना, विचारना, सम- 
झना--सवभूतस्थमात्मानं' * ' **'ईक्षते योगयुक्‍तात्मा 
--भंग० ९६।२९, 3. हिसाब में लगाना, परवाह करना 
--नाभिजनमी क्षते--का० १०४, न कामवृत्तिवँचनीय- 
मीक्षते--कु० ५१८२ 4. सोचना, विचार करना 
--तत्तज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय--छा० 5. सावघान 
रहना या किसी के भले बुरे का ध्यान करना (सम्प्र० 
के साथ )--क्रृष्णाय ईक्षते गर्ग:--सिद्धा ० ( शुभाशुभ॑ 
पर्यालोचयति' इत्यर्थ:) अधि--, आशंका करना 
कहकचकितो लोक: सत्येप्यपायमघीक्षते--हि ० ४॥१०२, 
अने० पा०, अनुख्याना में रखना, खोज करना, 
ढेंढना, पुछ-ताछ करना, अप--, . प्रतीक्षा करना, 
इंतजार करना--न कालमपेक्षते स्नेह: मच्छ० ७, 
कु० ३।२६८ आवश्यकता होना; जरूरत होना, कमी 
होना--शब्दाथौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते--शि० । 
२।८६, विक्रम० ४।१२, कु० ३।१८ 3. सावधान 
रहना, खयाल रखना, ध्यान रखना--किमपेक्ष्य फलम्‌ 
कि० २।२१, यतः: शब्दोष्यं व्यब्जकत्वेडर्थान्तरमपेक्षते 
--सा० द० ४, हिसाब में लगाना; सोचना: विचार 
करना, आदर करना (प्राय: “न' के साथ ) ---तदानपेक्ष्य 
स्वशरीरमार्दवम--कु० ५११८, अभिवि---, की ओर 
देखना, अब--, !. दृष्टि डालना, प्रेक्षण करना, अव- 
लोकन करना 2. निज्ञाना लगाना, ध्यान में रखना 
>-योत्स्यमानानवेक्षेह्रम--भग० १।२८, सम्मान 
केरना--रघु० ३।२१, तरिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य माम्‌ 
--८।६०, मेरे सम्मान को खातिर 3. रखवाली करना, 
रक्षा करना--श्लाघ्यां दृहितरमवेक्षस्व--उत्तर० १, 
4. सोचना, विचारना--यदवीचददवेक्ष्य मानिनी--कि ० 
२।३, उद्‌--777 ढूँढ़नाए खोजना: देखना --सप्रणा म- 
मदीक्षिता:--फकु० ६॥७७, ७३६७, 2. प्रतीक्षा करना 
-त्रीणि वर्षाण्यदीक्षत कुमार्यतुमती सती--मन० ९। 
९०, उत्प्र--, !. आशा करना, भविष्य में देखना 


डे 


ईक्षा [ ईक्ष-अ-+टाप ] 4. 


उत्परेक्षमणा जघनाभिघातम--मद्रा० २, 2. अनमान 
लगाना, अंदाज करना--किमत्प्रेक्षसे कुतस्त्यो5यमिति 
--उत्तर ०४, 3. विश्वास करना, सोचना--उत्प्रक्षामो 
वयं तावन्मतिमन्तं विभीषणम--रामा०, उद्वि--, मह 
ताकना, उप--, . अवहेलना करना, नजर अंदाज करना 
परवाह न करना; -उद््रक्षते यः श्लथलम्बिनीजेटा:-कु 

५४७, रघृ० १४।३४, 2. भाग जान देना, जान देना, 
टालमटोल करना ; --नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक 
नरम--मन ० ८।३४४, 3. ध्यान से देखना, विचारना 
निर--, . ठकटकी लगाकर देखना, पूरी तरह से 
देखना, --घेन्‍्वा'*'**'निरीक्षमाण: सुतरां दयाल: 
-7रघु० २।५२, भग० १।२२, मनु० ४।३८, 2. ढूँढ़ना, 
खोजना--निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य ऋ्रमेलक: कंटक- 
जालमेव--विक्रमांक ०, परि-, 4. जांच करना, ध्यान- 
पृवंक जांच पड़ताल करना--अतः परीक्ष्य क॒तंब्यं 
विशेषात्संगतं रह:--श० ५।२४, मालवि० १२, मन्‌० 
९। १४, 2. परीक्षण करना, जाँच करना, परीक्षा 
लेना--मायां मयोद्धाव्यपरीक्षितोईसि---रघु० २॥६२, 


व्यय ज : पंस्त्वे-याज्ञ ० १५५, पौरुष के विषय मे 


जाँचा गया, प्र---, देखना, ताकना, प्रत्यक्ष 
करना--तमायान्त प्रक्ष्य---पंच ० १, रघु० १२।४४ 
कु० ६।४७ मन॒ु० ८।१४७ प्रति--, इन्तजार करना 
-संपत्स्यते व: कामो&5्यं काल: कश्चित्प्रतीक्ष्यताम-कु० 
२।५४ मन॒० ९।७७, प्रतिवि--,,प्रत्यवलोकन करना 
वि०--, देखना, ताकना,--तं वीक्ष्य वेपथुमती--कु० 
५।८५, व्यप---, ध्यान करना, खयाल रखना, सम्मान 
करना (प्राय: 'न' के साथ)--न व्यपेक्षत सम्‌त्सुका: 
प्रजा:---:घ० १९।६, सम्‌---, 5. देखना, ताकना 
2, चिन्तन करना, विचार करना, हिसाब में लगाना 
>>तेजसां हिन वय: समीक्षयते--रघ्‌० ११।१, कु० 
५।१६९, 3. ध्यानपू्वक जांचना--असमी क्ष्यकारिन, 
समव--., !. देखना, निरीक्षण करना, 2. सोचना 
समुप--, अवहेलना करना, निरादर करना--दे ० “उर्पा 
ऊपर । 


ईक्षक: [ ईक्ष--ण्वुल ] दर्शक । 
ईक्षणम [ ईक्ष-ल्यूद ] . देखना, ताकना 2. दृष्टि, दृश्य 


3. अआँंख--शत्यदिजशोषापटिवेश्लनणन---रघ ० 
इसी प्रकार 'अलसेक्षणा 


२॥।२७ 


ईक्षणिक: [ ईक्षण--ठन्‌ ] ज्योतिषी, भविष्यवक्ता' । 
ईक्षतिः [ ईक्ष--शतिप्‌ ] देखना, दृष्टि--ईक्षतेनशिब्दम्‌ 


-ज्रैह्मा० । 
दृश्य ८. नजर डालना, 
विचार करना । 


( १७९ ) 


ईक्षिका [ईक्षू-ण्वुल, ईक्षा--कन्‌-+टाप्‌ वा इत्वम | . आँख 
2. झाँकना, झलक । 

ईक्षित (भू० क० क्ृ०) [ईक्ष+कक्‍्त] देखा हुआ, ताका 
हुआ, खयाल किया हुआ,-तम्‌ . दृष्टि, दृश्य 2. आँख 
-अभिमु्खे मयि सहृतमीक्षितम--श० २।११। 

ईख, इंख (म्वा० पर०) (ईंखति, ईखित) 4. जाना, 
हिलना-डलना, डाँवाडोल होना, प्रे०--झलना, घमना 
2. हिलना, प्र-- हिलाना, डगमगान।--प्रैद्डच्च क्षभिता 
क्षिति:-भट्टि० १७।१०८, प्रेल्डदभूरिमयख--मा ० 
६।५, अमरु १ । 

ईज, इज्ज (भ्वा० आ० ) 4. जाना 2. निदा करना, कलंक 
लगाना । 

ईड (अदा० आ०) (ईड, ईडित) स्तुति करना--अग्नि- 
मीड पुरोहितम्‌--कऋूक- १। १।१ शालीनतामगब्रजदीड य- 
मान:--रघ ० १८। १७, भट्टि० ९॥५७, १८।१५ । 

ईडा [ ईड--अ-टाप | स्तुति, प्रशंसा । 


ईड्य (सं० कृ०) [ईड-ण्यत्‌ | प्रशसनीय, इलाध्य-भवन्त 
मीड्यं भवतः पितेव--रघ ० ५।३४ 

ईतिः (स्त्री०) [ई--क्तिच्‌] 4. महामारी, दुःख, मौसम । 
संकट, ईति बहुचा ६ कही जाती हैं --१. अतिवृष्टि 
२. अनावृष्टि ३. टिड्डीदल ४. चहे ५. तोते और 
६- बाहर से आक्रमण --अतिवष्टिरनाव ष्टि: शलभा 
मृषका: श॒का:, प्रत्यासन्नाइ्व राजान: षडेता ईतय 
सस्‍्म्ता:। >+निरातंका निशरेतय:--रघु० १६२३, 
2, संक्रामक रोग 3. (विदेश में) घ॒मना. विदेश यात्रा 
4. दंगा । 

ईदक्ता [ईदश--तल-|- टाप्‌] गण (विप० “इयत्ता' )-विष्णो 
रिवास्थानवधारणीयम्‌ ईदुकक्‍्तया रूपमियत्तया वा 
“--रंघू० १३।५॥। 

इंदक्ष--श (वि०) (स्त्री०-क्षी-शी ) (ईदश्‌ भी )-ऐसा, इस 
प्रकार का, इस पहल का, एसे गणों से यक्‍त । 


ईप्सा [आप्तुमिच्छा--आप्‌-+सन्‌-+-अ] 4. प्राप्त करने की 
इच्छा 2. कामना, इच्छा 
ईप्सित (व०) [आप्‌--सन्‌-+-क्त] इच्छित, अभिलषित, 
प्रिय--तम्‌ इच्छा, कामना । 
ईप्सु (व०) [आप--सन--3उ] प्राप्त करने का प्रयत्न 
करने वाला, ग्रहण करने की कामना या इच्छा करन 
वाला (कर्म ० और तुमु० के साथ परन्तु प्रायः समास में) 
-- सोरम्यमीप्सुरिव ते मखमारुतस्य -- रघ० ५।६३ । 
ईर (अदा० आ०) (ईतें, ईणं) (भ्वा० पर० भी) 
क्तान्त -ईरित) 4. जाना, हिलना-डुलना, हिलाना 
सक० भी) 2. उठना, , निकलना, उगना; (चुरा० 
--उभ० ) या प्रेर० (ईरयति, ईरित) ॥4. फंकना, 
छोड़ना, (तीर) चलाना, डालना--ऐरिरच्व महाद्रुमम्‌ 
-भेट्टि० १५६॥५२ 2. कहना, उच्चारण करना, 


दोहराना --इतीरयन्तीव' तया निरक्षि--न ० १४।२ १, 
शि० ९१६९, कि० १।२६, रघु० ९॥८, मा० १२५ 
3. चलाना, हिलना-डलना, हिलाना--वातेरितपलल्‍्ल- 
वांगूलिभि:--श ० १, 4. नियक्त करना, काम लेना, 
उद्‌--, उठना (प्रेर०) 4. कहना, उच्चारण करना 
कथन करना, बोलना, --उदीरितोथथे: पशनापि गृद्यते 
“पेंच० १।४२, रघु० २।९, 2. आग प्रस्तुत करना 
-“ यदशोको यमुदीरयिष्यति--रघु० ८। ६२ 3. फकना, 
एपासाआदिणए लुढ़काना रघुल६। १८, 4. (घूलि 
आदि) उठना 5. प्रदर्शन करना, प्रकाशित करना, 
प्र--4. डालना, फेंकना-श० २।२ 2 प्रेरित करना, 
घकेलना -7रघ्ृ० ४।२४, 3. उकसाना, भड़काना, 
चलाना, सम्‌--, . कहना 2. हिलाना, हिलना-डुलना, 
समुद्‌--, कहना, बोलना । 

ईरणः [ईर--ल्यट| वायू, - णम्‌ ै. क्षूब्ध करने वाला, 
हिलाने वाला, चलाने वाला, 2. जाने वाला 3.--इरण । 

ईरिण (वि०) [ईर्‌--इनन्‌] मरुस्थल, बंजर,--णसम्‌ ऊसर, 
बंजर भूमि--मुहतंमिव निः:शब्दमासीदीरिणसंनिभम्‌ 
--रामा ० । 

ईक्ष्य --ईष्यं । 

ईमेस [ईर-+मक] घाव । 

ईर्या [ईर-+-प्यत्‌-- टाप |] (धामिक भिक्ष्‌ के रूप में) इधर 
उधर घूमना। 

ईवरिः (पुं० स्त्री०) [ईरु ऋ-उण्‌ बा०] ककड़ी । 

ईर्षा --इष्य 

ईरष्ये , ईक्ष्य (भ्वा० पर०) (ईष्येति, ईष्यित ) डाह करना, 
ईर्ष्यालु होना, दूसरों की सफलता को देखकर अस- 
हिष्णु होना, (संप्र ० के साथ )-हरये ईष्येति--सिद्धा ० 
शि० ८।३६। 

ईष्यं, ईष्यूं, ईष्यंक (वि०) [ईरष्य +-अच््‌, उण्‌, ण्वुल वा] 
डाह करने वाला, ईर्ष्याल । 

ईर्ष्या, ईर्षा [ईष्यू --अप, ईष्य --घज्ा, यलोप:| डाह, 
जलन, दूसरों की सफलता को देखकर जलन पदा 
होना । 

ईर्ष्या (र्षा) लु, ईष्य (षं) (वि०) [ईष्यं --आलच्‌, उ वा] 
डाह करने वाला, असहिष्ण । 

ईलिः (ली) (स्त्री०) [ईड-- कि डस्य लः] एक हथियार, 
डंडा, छोटो तलवार । 

ईश्‌ (अदा० आ०) (ईष्टे, ईशित ) 4. राज्य करना, स्वामी 
होना, शासन करना, आदेश देना (संबं० के साथ) 
--अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीरमहे याव- 
दर्थमू--भतं ० ३॥३० 2. योग्य होना, शक्ति रखना 
(तुम के साथ) माघयंमीष्टे हरिणान ग्रदह्दीतुम 
--रघृ० १८।१३, 3. स्वामी होना, अधिकार 
करना । 


[१८० 


ईदा (वि०) [ ईश--क ] 7. अपनाने वाला, स्वामी 
मालिक, दे० नीचे 2. शक्तिशाली 3. सर्वोपरि, 
. मालिक, स्वामी (संबं० के साथ या समास मं) 
कथंचिदीशा मनसां बभव: -कु० ३।३४ इसी प्रकार 
वागीश और सूरेश आदि 2. पति 3. ग्यारह ४. शव, 
जा 4. दुर्गा 2. एंश्वयंशालिनी स्त्री, घत्तादय 
महिला । सम० -कोणः उत्तर पूर्वी दिशा,--पुरी 
>-नगरी बनारस, वाराणसो,--सखः कुबेर का 
विद्येषण । 

ईशानः [| ईश ताच्छोल्य चानश्‌ | 4. शासक, स्वामी 
मालिक 2. शिव--कु ० ७।५६ 3. सूर्य (शिव के रूप 

) 4. विष्ण,--नी दुर्गा 

ईशिता-त्वम[ ईशिनों भाव:--ईशिन--तलरू --टाप्‌, त्वलू 
वां | सर्वोपरिता, महत्त्व शिव की आठ सिद्धियों 
एक, दे० 'अणिमन्‌ या सिद्धि: । 

ईइबर (वि०) (स्त्री०--रा-री) 7. शक्तिसम्पन्न, 
योग्य, समर्थ ( तुमुन्‌ के साथ) कु० ४॥११, 2. घनाढ्य, 
दोलतमंद,--रः 4. मालिक, स्वामी--ईश्वरं छोको- 
5थंतः सेवते--मद्रा० १।१४ 2. राजा, राजकुमार, 
शासक 3. घनाढ्य या बड़ा आदमी--मा प्रयच्छेश्वरे 
घनम हि० १११५, तु० 'उलटे बांस बरेली को' 
पति--क्कि० ९।३९, 5. परमेश्वर 6. शिव--विक्रम ० 
१॥१ 7. कामदेव,--रा,--री दुर्गा। सम०--निषंध 
परमात्मा के अस्तित्व को न मानना, नास्तिकता, 
-“पूजक (वि०) पुण्यात्मा, भकत,--सझन्‌ (नपुं०) 
मन्दिर.-सभम्‌ राजकीय दरबार या सभा । 

ईष (म्वा० उभ्०) (इषति-ते, ईषित) . उड़ जाता 2. 
देखना, नजर डालना 3. देना 4. मार डालना । 

ईषः [ईष-क | आश्विन मास, तु० 'ईष । 

ईषत्‌ (अव्य० ) [ ईष्‌--अति | 


श्र 


बरााााममा मम्मी. 


जरा, कुछ सीमा तक, । 


) 


थोंडा सा-ईषत चम्बितानि-श० १।३ ॥ सम ०---उष्ण 
(थि० ) गुनगुना--कर (वि०) 7. थोड़ा करन वाला 
अनायास पूरा हो जाने वाला, -जलरूम उथला पानी 
-पाण्ड ( धथि०) हल्का पीला, कुछ सफेद,--पुरुषः 
अधम ओर घृणित व्यक्ति,--रक्‍्त (वि०) पीला 
लाल, हल्का लाल,--लभ,--प्रलंभ (वि०) थोड़े से 
में सुलभ,--हासः थोड़ी हंसी, मस्कराहट । 

ईषा | ईष्‌--क--टाप ] !. गाड़ी की फड़, 2. हलस । 

ईपिका [ ईषा+कन, इत्वम | !. हाथी की आँख की 
पुतली 2. रंगसाज की कची 3. हथियार, तीर, बाण । 

इंषिर: | ईष+ किरच ] अग्नि, आग । 

ईंषीका | ईष्‌--क्‍्वन, इत्वम, दीघश्च | . रंगसाज को 

. कची, 2. ईंट 3. इषीका । 

इंष्म:,-व: -- इष्म:, इष्वः । 

ईह (म्वा० आ०) (ईहते, ईहित) 4. कामना करना, 
चाहना, सोचना (कम० या तुमुन्‌ के साथ )--भग० 
१६।१२, भट्टि० १।११ 2. प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना 3. लक्ष्य बनाना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, 
कोशिश करना,--माधुय मधुबिन्दुना रचयितु क्षारा- 
म्बंधरीहते-भर्ते० २।६, याज्ञ ० २११६, सम्‌--. 
कामना करना, इच्छा करना, 2. करने का प्रयत्न 
करना, कोशिश करना --प्रियाणि वाञुछत्यसुभि: समी- 
हितुम--कि० १।१९ । 

ईह। [ईह -+अ] [. कामना, इच्छा 2. प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा 
मनु० ९॥२०५। सम० -म॒गः . भेड़िया 2. नाटक 
का एक खंड जिसमें ४ अंक होते हैं, परिभाषा के लिए 
दे०, सा० द० ५१८,--बकः भेड़िया । 

ईहित (भू० क० कृ०) [| ईह्‌-+-क्त | चाहा हुआ, खोजा 
हुआ, प्रयत्न किया हुआ.--तम्‌ 4. कामना, इच्छा 2. 
प्रयत्न, प्रयास, 3. अध्यवसाय, कार्य, कृत्य-कि० १।२२। 


उः [ अत+ड़ ] शिव का नाम, आओमू्‌ के तीन अक्षरों 
(अ-|- 3--म ) में से दूसरा >दे० अ, --(अव्य० ) . 
प्रक के रूप में काम में आन॑ वाला अव्यय--उ उमेश 
>उसिद्धा ० 2. निम्न अर्थों को प्रकट करने वाला धिस्म- 
यादिद्योतक अव्यय, (क) पुकार,-उ मेति मात्रा तपसो 
निषिद्धा पदरचादुमाख्यां सुमुसी जगाम--कु० १।२६(ख) 
क्रोध (ग) अनुकम्पा (घ) आदेश (ड) स्वीकृति (च] 
प्रदत वाचकता या केवल (छ) प्रणार्थक; श्रेण्य साहित्य 


में मुख्य रूप से अथ (अथो), न (नो) और किम 
(क्षिमु) के साथ प्रयुकत होता हैं, दे० शब्दों को । 
उक्त (भू० क० क्ृु०) [ वच--क्त | 4. कहा हुआ, बोला 
हुआ 2. कथित, बताया हुआ (विप० अनमसित या 
संभावित) 3. बोला हुआ, संबोधित--असावनुक्तो- 
४पि सहाय एव-कु० ३॥२६ 4. वर्णन किया गया, 
बयान किया हुआ,--क्तस्‌ भाषण, दब्दसम॒च्चय 
वाक्य । सम०--अनुक्त कहा ओर बिना कहा हुआ, 


( १८१ ) 


-“उपसंहारः संक्षिप्त वर्णन, सारांश, इतिश्री,--निर्वाहः 
कही बात का निर्वाह करना, - पंस्कः ऐसा शब्द (स्त्री ० 
या नपुं०) जो प० भी हो, और जिसका पं० से भिन्न 
अर्थ लिड्र की भावना से ही प्रकट होता हं,--प्रत्यक्त 
भाषण और उत्तर, व्याख्यान । 

उक्तिः (स्त्री०) [वच्‌--क्तिन | . भाषण, अभिव्यक्ति 
वक्तव्य --उक्तिरर्थान्त रन्यास: स्यात्सामान्यविशेषयों 

चन्द्रा० ५११२०, मन० ८।१०४ 2. वाक्य 3. अभि- 

व्यक्त करने की शक्ति, शब्द की अभिव्यञ्जनाशक्ति 
--जसा कि - एकयोकत्या पुष्पवंतो दिवाकरनिशा- 
करो - अमर० । 

उक्थम्‌ [ वच्‌-- थक ] . कथन, वाक्य, स्तोत्र 2. स्तुति, 
प्रशंसा 3. सामवेद । 


उक्ष्‌ (भ्वा० उभ० ) (उक्षति, उक्षित) 4. छिड़कना, गीला 
करना, तर करना, बरसाना --औक्षन्‌ शोणितमम्भोदा: 
-भट्टिी० १७।९, शेा५, शि० ५३०, रघु० ११५, 
२०, कु० १॥५४ 2. निकालना, विकीण्ण करना, 
अभि---, पवित्र तथा अभिमंत्रित जल छिड़कना, 
--शिरसि शकुन्तलामभ्यक्ष्य---श० ४, परि--इध र- 
उधर छिड़कना, प्र -, पवित्र जल के छोंट देकर 
अभिमंत्रित करना,--प्राणात्यये तथा श्राद्ध प्रोक्षितं 
द्विजकाम्यंया--याज्ञ ० १११७९ मनु० ५२७, संप्र--, 
जल के छींटों से अभिमंत्रित करना--याज्ञ ० १।२४ | 

उक्षणम [ उक्ष--ल्यट | . छिड़काव 2. छींट देकर अभि- 
मंत्रित करना-वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावात्‌--रघध्‌ ० 
+|५०२५७9 । 

उक्षन्‌ (१०) [ उक्ष-+कनिन्‌ ] बेल या सॉड़-कु० 
७।७० (कुछ समासों में उक्षन्‌ का 'उक्ष' रह जाता है 
“महीक्ष:, वृद्धोक्ष आदि) । सम०--तरः छोटा बैल 
तु० वत्सतर । 


उख्‌, उछख्‌ (भ्वा० पर०) (ओखति, उद्धुति, ओखित, 
उ खित) जाना, हिलना-डलना । 

उखा [ उख-+-क-[|- टाप्‌ | पतीली, डंगची । 
(वि०) [ उखायां संस्केतम यत्‌ ] 4. पतीली में 
उबाला हुआ--शूल्यमुख्यं॑ं च होमवानू---भट्ठि ० 
४९ | क्‍ 

उग्र ( वि० ) [उच्‌ +- रन गदरचान्तादेश:] 4. भीषण, क्र, 
हिल, जंगली ( दृष्टि आदि से) दर्शन: 2. प्रबल, 
डरावना, भयानक, भयंकर---सिहनिपातम्‌ग्रमू---रघु ० 

' २३॥६०, मन्‌० ६॥७५, १२।७५, 3. शक्तिशाली, मज- 
बूत, दारुण, तीब्न--उग्रां तपो वेलाम--श ० ३, अत्यंत 
गम - उग्रशोकाम-मेघ० ११३, अने० पा० 4. तीक्षण 
प्रचण्ड, गम 5. ऊचा, भवद्र, -ग्रः 4. शिव या रुूद्र 2 
वर्णसंकर जाति--क्षत्रिय पिता और हछाद्र माता की 
संतान 3. केरल देश (वर्तमान मलराबार) 4. रौद्र- 


. रस। सम०->-गंध (वि०) तीक्ष्ण गंध वाला 
(--धः ) . चम्पक वक्ष 2. लहसुन,--चारिणी, 
5चेंडा दुर्गा देवी,--जाति (वि०) नीच वंश में 
उत्पन्न, जारज,-- दशनरूप (वि०) घोर दर्शन वाला, 
भयानक दृष्टि वाला,-धन्वन्‌ (वि०) मजबूत धनुष को 
धारण करने वाला; (१०) शिव, इन्द्र --शेखरा शिव 
की चोटी, गंगा,--सेनः मथरा का राजा और कंस का 
पिता (कंस ने अपने पिता को गद्टी से उतार कर 
कारागार म॑ डाला था, परन्तु कृष्ण ने कंस को मार 
कर उसके पिता को कारागार से मक्‍त कर सिहासना- 
सीन किया ) 


उग्नंपईद्य (वि०) [ उमग्र+दश्‌-+खश्‌, मसागमः |] भीषण 
दृष्टिवाला, डरावना, विकराल | 
(दिवा० पर०) (उच्यति, उचित या उमग्र--अधिकांश 
मे भू० क० कृ० के रूप म॑ प्रयुक्त) . संचय करना 
एकत्र करना, 2. शौकीन होना, प्रसन्नता अनभव करना 
3. उचित या योग्य होना, अभ्यस्त होना । 

उचित (भू० क० कृ०) [ उच-+कत ] . योग्य, ठीक, 
सही, उपयक्त-उचितस्तदुपालम्भ:---उत्तर० ३, प्राय 
तुमुन॒ के साथ--उचितं न ते मद्भलकाले रोदितुम्‌ 
-श० ४ 2. प्रचलित, प्रथानुरूप,-उचितेष करणीयष 
-“ श० ४ 3. अभ्यस्त, प्रचलित (समास में )-नीवार- 
भागधयोचिते:-- रघृ० १४५०, २।२५, ३।५४, ६०, 
११॥९, कि० १३४, 4. प्रशंसनीय । 

उच्च (वि०) [उद्‌+चित््‌-+ड| 4. (सभी बातों में ) ऊँचा, 
लम्बा--क्षितिधा रणोच्चमू--कु० ७।६३, उच्नत, 
उत्कृष्ट (परिवार आदि ) 2. ऊंचा, ऊँची आवाज़ वाला- 
उच्चा: पक्षिगणा:-शि ० ४।१८ 3. तीब्र, दारुण, घोर । 
सम०-- तरु: नारियल का पेड़, --तालः ऊंचा संगीत, 
नृत्य आदि,-नीच (वि०) 4. ऊँचा नीचा 2. विविध, 
--ललाटा,--टिका, ऊंचे मस्तक वाली स्त्री, - संश्रय 
(वि०) ऊंचा पद ग्रहण करने वाला (नक्षत्रादिक) 
रघु० ३।१३, दे० इस पर मल्लि० । 

उच्चक: (अव्य०) [ उच्चेस--अकच ]. ऊँचा, ऊँचाई 
पर, उत्तंग, (आलं० भी )-श्रितोदयाद्रेरभिसाय मच्चर्क 
>-शि० १।१६, १६।४६ 2. ऊंचे स्वर वाला । 

उच्चक्षुत (वि०) [ब० स० | ।. ऊपर को आँखें किए 
हुए, ऊपर की ओर देखते हुए 2. जिसकी आँखें निकाल 
दी गई हों, अंधा । 

उच्चण्ड (वि०) [ प्रा० स० |] . भीषण, भयानक, उग्र 
2. फर्तीला 3. ऊची आवाज वाला 4. क्रोधी, चिड़- 
चिड़ा । 

उच्चन्द्र: (उच्छिष्ट: चंद्रो यत्र--अत्या० स०) रात का 
अन्तिम पहर । 

उच्चयः | उद-+चि-अच्‌ ] !. संग्रह, राशि, समुदाय 


( १८२ ) 


“रूपोच्चयेन---श० २।९, तु० 'शिलोच्चय:' भी 2. 
एकत्र करना, संचय करना (फूल आदि ) --पुष्पोच्चयं 
नाटयति---श ० ४, कु० ३।६१, 3. स्त्री के ओढ़ने की 
गाँठ 4. समृद्धि, अभ्युदय । 

उच्चरणम्‌ [ उद--चर्‌--ल्युट ] !. ऊपर या बाहर जाना 
2. उच्चारण करना । 

उच्चलछ (वि०) [ उद्‌--चल--अच्‌ ] हिलने-डुलने वाला, 
आलम मन। 

उच्चलनम्‌ [| उदर---चल--ल्युट्‌ | चले जाना, कूच करना । 

उच्चलित (भू० क० कृ०) [ उद--चलर-+क्त |] चलने के 
लिए तत्पर, प्रस्थान करने वाला--रघु० २।६ । 

उच्चाटनम्‌ [ उद--चट्‌--णिच्‌--ल्यूट्‌ ] . हाँक कर 
बाहर करना, निकाल देना 2. वियोग 3. दूर हटाना, 
(पौध का) उन्मूलन 4. एक प्रकार का जादू-टोना 5. 
जादृमंत्र चलाना, शत्रु का नाश करना । 

उच्चारः [ उद--चर--णिच्‌ -- घञ्_ ] . कथन, उच्चा- 
रण, उद्धोषणा 2. विष्ठा, गोबर--मातुरुज्चार एव 
सः---हि० प्र० १६, मनु० ४॥५० 3, छोड़ना। 

उच्चारणम्‌ | उद्‌-+-चर्‌--णिच्‌--ल्यूट ] . बोलना, 
कथन करना,--वाच:-शिक्षा ० २, वेद” 2. उद्धोषणा, 
उदीरणा । 

उच्चावंच (वि०) [ मय रव्यंसकादिगण---उदक च अवाक 
च | . ऊंचा, --तीचा, अनियमित--मनु ० ६७३ 2. 
विविध, विभिन्‍न--मनु ० १।३८, शि० ४४६ | 

उच्चूड:--लः | उदगता चूडा यस्य--ब० स० | ध्वजा पर 
फहरान वाला झंडा, ध्वज । 

उच्च: (अव्य०) [ उद-+चि-+-डेस ] . उत्तंग, ऊँचा, 
ऊंचाई पर, ऊपर (विप० नीचं--चेः )--विपयद्यच्चै: 
स्थेयम---भतृ ० २२८, उन्चेरुदात्त:--पा० १॥२।२९ 
2. ऊंची आवाज़ से, कोलाहलपूर्वक 3. प्रबलता से, 
अत्यन्त, अत्यधिक--विद्धति भयमुच्चेर्वीक्ष्ममाणा 
वनान्ताः:---रघु ० १।२२ 4. (समास में विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त) (क) उन्नत, कुलीन---जनोथ्यमुच्चै: 
पदलद्धनोत्सुक:--कु० ५।६४, श० ४।१५, रत्ना० ४। 
१९ (ख़) पृज्य, प्रमुख, प्रसिद्ध---उच्चेरुच्चै:श्रवास्तेन-- 
कु० २४७ । सम०--घुष्टम . हंगामा, हल्लागुल्ला, 
गुलगपाड़ा 2. ऊंची आवाज में की गई घोषणा,--बादः 
बड़ी प्रशंसा,--शिरंस्‌ (वि०) उदाराशय, महानुभाव 
-““कु० १।२२,---अवस्‌ू,-- स (वि०) (. बड़े कानों 
वाला 2. बहरा; (१०) इन्द्र का घोड़ा (जो 'समृद्र- 
मन्थन से प्राप्त--कहा जाता है) । 

उच्चेस्तमाम्‌ (अव्य०) [उच्चेस---तमप्‌+ आम्‌ ] . अत्यंत 
ऊंचा 2. बहुत ऊंचे स्वर से । 

उच्चेस्तरम--राम्‌ (अव्य०) [उच्चेस---तरप्‌्--आम्‌ च] 
. ऊंचे स्वर से 2. अत्यन्त ऊंचा--कु० ७॥६८ । 


उच्छ (तुदा० पर०) (उच्छति, उष्ट) . बांधना 2. प्रा 
करना 3. छोड़ देना, त्याग देना । | 

उच्छन्न (वि०) [उदर-छद्॒‌--क्त] /. नष्ट किया हुआ, 
उखाड़ा हुआ (कदाचित्‌ “उत्सन्न') दे० उच्छिन्न 
2. लुप्त (रचना आदि) । ' । 

उच्छलत्‌ (शत्रन्त--वि० ) [उद--शरू--शतृ्‌ | ।. चमकता _ 
हुआ, इधर-उधर हिलता-डुरूता हुआ 2. हिलता-डलता, 
चलता-फिरता 3. ऊपर को उड़ता हुआ, ऊपर ऊंचाई 
पर जाता हुआ । 

उच्छलनम्‌ [उद--शल--ल्‍ल्यूट] ऊपर को जाना, सरकना 
या उड़ना । 

उच्छादनस्‌ [उद-+-छद॒--णिच्‌--ल्‍ल्यूट |] . चादर, ढकना 
2. तेल मलना, लेप या उबटन से शरीर पोतना । 

उच्छासन (वि०) [उत्क्रान्त: शासनम्‌] नियंत्रण में न रहने 
वाला, निरकुश, उहंड । 

उच्छास्त्र, बतिन्‌ [उद्गतः शास्त्रा_त--ग० स० ] 4. शास्त्र 
(नागरिक और धामिक--विधि-पग्रन्थ) के विरुद्ध 
आचरण करने वाला 2. विधि-म्रंथों का उल्लंघन करने 
वाला । 

उच्छित्र (वि०) [उद्गता शिखा यस्य] 7. शिखा युक्त 
2. चमकीला, जिसकी ज्वाला ऊपर की ओर जा रही 
हो--रघु० १६८७ । 

उच्छित्तिः (स्त्री०) [उद-+छिद्‌--क्तिन्‌] मूलोच्छेदन, 
विनाश । कोसल'--रत्ना० ४ । 

उच्छिन्न (भू० क० क० ) [उद्‌र--छिद्‌-+ क्त] 4. मूलोच्छिन्न, 
विनष्ट, उखाड़ा हुआ--उच्कछिन्नाश्रयकातरेव कुलटा 
गोत्रान्तरं श्रीगंता--मुद्रा ० ६५ 2. नीच, अधम । 

उच्छिरस (वि०) [उन्नतं शिरोअस्य--ब० स०] 3. ऊँची 
गर्दन वाला (शा०) 2. उन्नत 3. (अतः) कुलीन, 
श्रेष्ठ, महानुभाव--शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसो$ 
भिलाषम्‌--कु० ३।७५, ६।७० । 

उच्छिलीन्ध्र (वि०) [ब० स० | कुकुरम॒ता ( साँप की छतरी) 
से भरा स्थान,-कतु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्राम- 
वन्ध्याम मेघ० ११,-प्रम्‌ कुकुरमुत्ता, साँप की छतरी। 


उच्छिष्ठ (भू० क० कृ०) [उत्‌+शिष--क्‍्त] ॥. शेष, 
बचा हुआ, 2. अस्वीकृत, त्यकत--रघ्‌ु० १२॥१५ 
3. बासी, कल्पना, पुराने विचार या आविष्कार, 
5पष्टसम्‌ . जूठन, खंड, अवशिष्ट (विशेषतः यज्ञ 
या आहार का )-नोच्छिष्टं कस्यचिहृद्यात-मन्‌ ० २।५६। 
सम ०--अज्नम्‌ जूठन, भुक्तावशेष--मोदनम्‌ मोम । 

उच्छोषेकम्‌ [उत्थापितं शीर्ष यस्मिन] 4. तकिया 2. सिर | 

उच्छुष्क (वि०) [उद-+-शष्‌-+क्त तस्य कः | सूखा, मुर्झाया 
हुआ । 

उच्छुन (वि०) [उद-+शि्वि--क्त] . सूजा हुआ -प्रबल- 
रुदितोच्छुननेत्र प्रियाया:--मेघ० ८६, उत्तानोच्छन- 


( (८३ ) 


मण्डूकपाटितोदरसंनिभम्‌-काव्य ० ७, अनवरतरुदितो- 
च्छूनता म्रदृष्टमू-दश ० ९५ 2. मोटा 3. ऊँचा, उत्तंग । 

उच्छुद्ल (वि०) [उद्गतः श्वृद्भुलात:--ब० स०] . बेल- 
गाम्‌, अनियंत्रित, निरंकुश--"वबाचा-पंच ० ३, अन्य- 
दुच्छुद्धल सत्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितमु--शि० २॥६२ 
2. स्वेच्छाचारी 3. अनियमित, क्रमहीन । 

उच्छेदः - दनम्‌ [उद्‌-- छिदू-+घव्म, ल्यूट वा] . काट 
कर फंक देना 2. मूलोच्छेदन, उखाड़ देना, काम तमाम 
कर देना--सतां भवोच्छेदक र: पिता ते---रघु० १४७४ 
3. अपच्छेदन । 

उच्छेष:--षणम्‌ [उद्‌--शिष्‌--घत्म, ल्यूट वा] अवशेष | 

उच्छोषण (वि०) [उद्‌-+शुष्‌+-णिच्‌ -ल्युट] 4 सुखाने 
वाला, मुर्सा देने वाला--यच्छोकमच्छोषणमिन्द्रि- 
याणामू--भग० २।८ 2. जलना,--णम्‌ सुखा देना, 
कुम्हलाना, मुर्शाना । 

 उच्छ (छा) यः [| उद्‌--श्रि+-अचू्‌-|-घव्ण वा]. 
(तारों आदि का) उदय होना 2. उठाना, उत्थापन 
3. ऊँचाई, उत्सेघ (शारीरिक और नैतिक)-श्र जो च्छायै: 
कुमुदविशर्दयों वितत्य स्थित: खम्‌--मेघ० ६०, कि० 
3।२७, ८।२३, 4. विकास, वृद्धि, गहनता, गृण”-कि० 
८।२१ नीतोच्छायम्‌--५।३ १, 5. घमंड । 

उच्छुयणम्‌ [उद्‌--श्रि--ल्यूट्‌] उन्नयन, उत्थापन । 

उच्छित (भू० क० क्०)[उद्‌--श्रि--क्त] . उठाया हुआ, 
उत्थापित 2. ऊपर गया हुआ, उद्गत 3. ऊँचा, लंबा, 


उत्तुग, उन्नत 4. पैदा किया हुआ, जात 5. वर्धमान, 


समृद्ध, बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त 6. अभिमानी । 

उच्छिति: ज्ज्उच्छय: 

'उच्छृवबसनम्‌ (उद्‌-श्वसू--ल्युट] 4. सांस लेना, आह 
भरना 2. गहरी साँस लेना । 

उच्छूव्सित (भू० क० कृ० ) [ उद्‌-+श्वस-+क्त ] 
(कर्तरि प्रयोग) 4. गहरी सांस लेना, सांस लेना 2. 
मूह से भाप बाहर निकालना 3. पूरा खिला हुआ, 
विवृत 4. तरोताजा-मेघ० ४२, 5. आश्वसित-उत्कं- 
ठोच्छूवसितहृदया--मेघ० १००,---तमर 4. सांस, प्राण 
एसा कुलपतेरुच्छवसितमिव--श० ३, 2. प्रफल्ल, 
फूक मारना 3. साँस बाहर निकालना-रघ्‌ ० ८।३, 4. 
गहरी सांस लेना, उभार, धड़कन ५. शरीर में रहने 

.. वाले पाँच प्राण । 

उच्छुवासः: | उद--इश्वस्‌-- घवल्म ] 4. सांस, सांस अन्दर 

. खींचना, सांस बाहर निकालना--मुखोच्छवासगन्धम्‌ 

“-विक्रम० ४॥२२, ऋतु० १।३, मेघ० १०२ 2. प्राणों 
का आश्रय 3. आह भरना 4. आश्वासन, प्रोत्साहन 
“अमर ११, 5. फूकनी 6. पुस्तक का खंड या भाग 
(जैसे ह्षचरित का) तु० अध्याय । 

उच्छवासिन्‌ (वि०) [उच्छुवास-|-इनि]| . सांस लेने वाला 


2. गहरी सांस लेने वाला, आह भरने वाला 3. मिटने 
वाला, मुझनिवाला । 

उज्जय (यथि) नी | प्रा० स० ] एक नगर का नाम, मालवा 
प्रदेश में वर्तमान उज्जैन, हिन्दुओं की सात पृण्य- 
नगरियों में से एक, (तु० अवन्ति )--सौधोत्संज्गप्रणय- 
विमुखों मा सम भूरुज्जयिन्या:--मेघ० २७ । 

उज्जासनम्‌ [ उद्‌--जस्‌-- णिच्‌--ल्यूट्‌ ) मारना, हत्या 
करना---चो रस्पोज्जासनम्‌--सिद्धा ० । 

उज्जिहान (वि०) [ उदर--हा-+-शानच्‌ ] ऊंपर जाता 
हुआ, (सूर्य की भांति) उदय होता हुआ-उज्जिहानस्य 
भानो:--मुद्रा ० ४४२१ 2. बिदा होता हुआ, बाहर 
जाता हुआ, 'जीवितां वराकीमू--मा० १० । 


उज्ज्म्भ (वि०) [| ब० स० ]. फूंक भरा हुआ, फूलाया 
हुआ-उज्जूम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यड्भानि सद्भना-सा ० 
द० 2. दरारदार, खुला हुआ,--भः . विवर, फूलाव, 
फूक मारना 2. तोड़ कर टुकड़े करना, जुदार करना 

उज्जम्भा-भणम्‌ | उद्‌-+-जुम्भ्--आ, ल्युट्‌ वा | . जम्हाई 
लेना 2. मुंह बाना, 3. फैलाना, वृद्धि । 

उज्ज्य (वि०) [ उदगता ज्या यस्य--ब० स० ] वह घन- 
धर जिसके धनुष की डोरी खुली हुई हो । 

उज्ज्वल (वि० ) [उद्‌-+-ज्वल-|- अच्‌ ] . उजला, चमकीला, 
कांतियुक्त---उज्ज्वलकपोलं मुखम्‌---शि०. ९।४८ 2. 
प्रिय, सुन्दर--सर्गो निसर्गोज्ज्वल:--नै ० ३।१३६ 3. 
फूक भरा हुआ, फुलाया हुआ 4. अनियंत्रित,-लः 
प्रेम, राग,--लूम सोना । 

उज्ज्वलनम्‌ | उद्--ज्वल--ल्युट | 4. जलना, चमकना 
2. कान्ति, दीप्ति । 

उज्य (तुदा० पर०) (उज्ञति, उज्झ्मित) 4. त्यागना, 
छोड़ना, तिलांजलि देना-सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्ञां- 
चकार---रघु ० ५५७५, १।४०, ५१ आतपायोज्लमित॑ 
धान्‍्यम्‌-- महा ०, घृप में डाला हुआ 2. टालना, बचना 
“:उदये मदवाच्यमुज्ञता---रघु० ८।८४ 3. उत्सर्जन 
करता, बाहर निकालना--अविरतोज््चितवारिविपा- 
ण्डुभि:--कि० ५१६, शि० ४६३ । 

उज्झकः | उज्य+ण्व॒ल | . बादरू 2. भक्त । 

उज्झनम्‌ | उज्झ्‌-- ल्युट्‌ | त्यागना, दूर करना, छोड़ना । 

उज्छू (तुदा० पर०) (उंज्छति, उंड्छित) बालें इ कट्ठी 
करता, बीनना (एक-एक करके )--शिलानप्यूञ”छत: 
मन ० ३।१०० 

उड्छः [ उज्छ--- घछा ] बालें इकट्ठी करना या अनाज के 

. दाने बीनना, तान्युञ्छषष्ठाड्ितसेकतानि---रघु० ५।८, 

मनु० १०।११२,--छम्‌ बालें इकट्ठी करमा । सम० 
--वृत्ति.--शील (वि०) जो शिलोंछन से अपनी 
जीविका चलाता है, खंत में बचे अनाज के कणों कों 
चुन कर पेट भरने वाला । 


( (८४ ) 


उड्छनम्‌ | उड्छ--ल्‍ल्यूट | खेत में पड़े अनाज के दानों को 
एकत्र करना । 

उटम्‌ | उ--टक | !. पत्ता 2. घास। सम०--जः--जम्‌ 

(उटेम्यो जायते) झोंपड़ी, कुटिया, आश्रम 

(पणंशाला )--उटजद्वा रविरूढें नीवारबलि विलोक- 
यत:--श ० ४।२०, रघु० १॥५०, ५२। 

उडः (स्त्री०) (नप्‌०) [ उड--कु बा० ] . नक्षत्र 
तारा--इन्दुप्रकाशांन्तरितोड्तुल्पा:-रघु ० १६।६५, 
जल (केवल नपं ० में)। सम०--चक्रम--राशि- 
चक्र,--प:,--पम्‌ लट्ठों का बना बेंड़ा,-तितीषुर्दस्तरं 
मोहादुड पेनास्मि सागरम--रघृु० १२, केनोडंपेन 
परलोकनदीं तरिष्ये--मच्छ ० ८।२३ (--पः) चंद्रमा 
-मुच्छ ० ४॥२४--पति:,--राज्‌ चन्द्रमा--जितमुड- 
पतिना--रत्ना ०, १।५, रसात्मकस्योड्पतेश्च रश्मय 
--कु० ५॥२२ : आकाश, अन्तरिक्ष । 


उडम्बरः [ उं शम्भू वणोति--उ-- व+ खच, मम उत्कृष्ट: 
उम्बर:--प्रा० स० दस्य डत्वम | . गलरर का वक्ष 
(औदुम्बर ), 2. घर की देहली या डयौढ़ी 3. हिजड़ा 
4. एक प्रकार का कोढ़ (--रम्‌ भी ),--रम्‌ . गूलर 
का फल 2. तांबा । 

उड़पः-- उडप: । 

उडडयनम्‌ | उद--डी--ल्यद | ऊपर उड़ना ड़ना, उड़ान लैना 
“तो विरुत्योड्डयन निराशतामू--नें, १।१२५। 

उड्डामर (वि०) [प्रा० स० ] . रुचिकर, श्रेष्ठ 2 
प्रबल, भयावह--उडडाम रव्यस्तविस्तारिदो:खण्डपर्या- 
सितक्ष्माघरम्‌ू-- मा० २।२३। 

उड्डोन (भू० क० कृ०) [ उद+डी-+कक्‍्त |] उड़ा है 
ऊपर उड़ता हुआ,--नम्‌ . ऊपर उड़ना, उड़ान 
2. पक्षियों की एक विद्येष उड़ान । 

उड्डीयनम्‌ [ उड्ड: स इव आचरति--क्‍्यझू, उड्डीय 

ल्यट | उड़ान । 

उड्डीशः [| उद--डी-- क्विपू--उडडी तस्य ईशः | शिव । 

उड़ः [ उड़ -- रक | देश का नाम, वर्तेमान उड़ीसा, दे० ओड़ । 

उण्डरक: [| ? | आट का लडड, गोला, रोटी--तथंबोंडे रक- 
स्रज:--याज्ञ ० ११२८ । 

उत्‌ (अव्य०) [ उ--क्विप्‌ ] (क) सनन्‍्देह (ख) प्रहन 
वाचकता (ग) सोचविचार और (घ) तीकब्रता । 

उत(अव्य० )|उ+क्त ] . निम्तांकित भावनाओं को अभि- 
व्यक्त करने वाला अव्यय --(क ) सन्देह, अनिश्चितता 
अनुमान (या),--तत्किमयमातपदोष: स्यादुत यथा मे 
मनसि वर्तते--श० ३, स्थाणुरयमत पुरुष:--गण० 
(ख) विकल्प, प्राय: 'कि' का सहवर्ती (या ),-किमिदं 
गुरुभिरुपदिष्टमत धमंशास्त्रेष पठितमत मोरक्षप्राप्ति- 


युक्तिरियम्‌---का ० १५५, कु० ६।२३, 'उत के स्थान | 


' आहो या आहोस्वित्‌' भी प्रयुक्त होता है, कई 


बार तो 'आहो “आहोस्वित' या 'स्वित को “उत 
से जोड़ दिया जाता है (ग) साहचर्य, संयीग (“और 
भी' छब्दों द्वारा समुच्चयात्मकता का बोध करान 
वाला )--उत बलवानुताबल: (घ) प्रश्नवाचकता-- 
“उत दण्ड: पतिष्यति 2. प्रति-,इसके विपरीत, दूसरी 
ओर, बल्कि- सामवादा: सकोपस्य तस्य प्रत्यत 
दीपका:- शि० २।५५ 3. किम--,कितना अधिक, 
कितना कम दे० किम्‌, उत--उत या-या-एकमेव वरं 
प्सामृत राज्यमृताश्रम: - गण ० ॥ 
उतथ्यः (? ) अंगिरा का पुत्र, तथा बृहस्पति का बड़ा 
भाई ।--अनुज:,---अनुजन्मन्‌ (पुं०) बृहस्पति, देव- 
ताओं का गुरु,-- तथ्यमृतथ्यान॒जवज्जगादाग्र गंदाग्रज म्‌- 
>5शि० २।६९ | 
उत्क (वि०) [उद-स्वार्थ कन्‌] । इच्छुक, लालायित, उत्क- 
ठित (समास में)-अद्विसुतासमागमोत्क:---कु० ६।९५ 
मानसीत्काः-मेघ० ११, कई बार वुमन _ के साथ-शि० 
४१८, 2. खिद्यमान, दु:खी, श 3. उन्मना। 
उत्कडचुक (वि०) [ब० स० | बिना अंगिया पहने या बिना 
कवच धारण किये हुए । 
उत्कट (वि०) [उद्‌--कटच्‌ | 4. बड़ा, प्रशस्त--उत्तर० 
४२९ 2. शक्तिशाली, ताकतवर, भीषण 3. अत्य- 
धिक, ज्यादह--अत्युत्कटे: पापपुण्येरिहेव फलमश्नुते- 
हि० १।८५, 4. भरपूर, समद्ध 5. मदिरासेवी, मदमत्त, 
उन्मत्त, मदोत्कट 6. श्रेष्ठ, उत्तम 7. विषम,--ठ5: ॥. 
हाथी के मस्तक से बहनेवाला मद 2. मदयकक्‍त हाथी । 
उत्कण्ठ (वि०) [उचन्चतः कण्ठो यस्य] 4. गदन ऊपर को 
उठाये हुए, (अतः) तत्पर, तैयार, करने के लिए 
उत्सुक (समास में)- आज्ञापनोत्कण्ठ:-- श० रे, 
रथस्वनोत्कण्ठमगें वाल्मीकीयं तपोवनं--रघु ० १५॥११ 
2. (अतः) चिन्तातुर, उत्सुक,-5:,--ठा संभोग करने 
की एक रीति । 
कण्ठा [उद--कण्ठ-- अ-+-टठाप | . चिन्तातु रता, बंचेनी- 
-यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पुष्टमुत्कण्ठया--श ० 
४५, 2. प्रिय वस्तु या प्रियतम पाने को लालसा 
--दृष्टिरधिक सोत्कण्ठमद्दी क्षे---अमरु २४, 3. खेद 
शोक, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का लप्त हो 
जाना -> गाढोत्कण्ठां -मा० १।१५, मेघ० ८३॥ 
उत्कण्ठित (भू० क० क० )[उद्‌-+- कण्ठ-+-क्त | . चिन्ता- 
तुर, व्यथित होनेवाला, शोकान्वित 2. किसी प्रिय 
वस्तु या व्यक्ति के लिए लालायित,--ता अपने अनु- 
पस्थित प्रेमी या पति से मिलते को प्रबल लालसा 
रखने वाली नायिका, आठ नायिकाओं में से एक-- 
सा० द० १२१ में दी गई परिभाषा--आगतन्तुं कृत- 
चित्तोषपि दैवान्नायाति यत्प्रिय,. तदनागमदु:खार्ता 
विरहोत्कण्ठिता तु सा । 


( 


उत्कन्धर ( 
ऊपर उठाये हुए, उदग्रीव--उत्कन्घ रं दारुकमित्यवाच- 
शि० ४।१८ | 

उत्कम्प (वि०) [ब० स०| कांपता हुआ, -प:,--पनम्‌ 
कांपना, कंपकपी, क्षीभ--क्रिमधिकत्रासोत्कम्पं दिश 
समुदीक्षसे --अमरु २८, मालवि० ७२। 

उत्कर: [उद-+#--भप्‌ | . ढठर, समृच्चय 2. भअम्बर, 
चढ्रा 3. मलबा - मच्छ ० ३ । 

उत्ककरः: [ब० स० ] एक प्रकार का वाद्यू-उपक रण, बाजा | 

उत्कतेनम्‌ [उद्‌ +क्ृत्‌-+ल्युट्‌ | !. काट देना, फाड़ देना 
2. उखाड़ देना, मलोच्छेदन । 


उत्कर्षं: [उद+कृष-घक्ण] 7. ऊपर को खींचना 
2. उन्नति, प्रमखता, उदय, समृद्धि--निनीष: कुलमृत्क- 
पेम -मनु० ४॥२४४,९।२४ 3. वृद्धि, बहुतायत, 
अधिकता-पंचानामपि भूतानामृत्कर्ष परपुष॒र्गणा:--रघु० 
४११ 4. उत्कृष्टता, सर्वोपरि गण, यश --उत्कपं 

च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले--श० 

२, 5. अहंमन्यता, शंखी 6. प्रसन्नता । 

उत्कर्षणम्‌ [उद्‌्-+-कष्‌--ल्यूट| . ऊपर खींचना, ऊपर 
लेना, ऊपर करना । 

उत्कलः [उद+कल -+-अच्‌ ] . एक देश का नाम, वतंमान 
उड़ीसा या उस देश के निवासी (ब० व०), जगन्नाथ- 
प्रान्तदेश उत्कक: परिकीतित:-दे० “ओडु' - उत्कला- 
दशित पथ:--रघ्‌ृ० ४।३८ 2. बहेलिया, चिड़ीमार 
3. कुली । 

उत्कलाप (वि०) [ब० स०] पंछ फैलाये हुए और सीधी 
उठाये हुए--रघु ० १६।६४ । 


उत्कलिका [ उद+कल-+-वुन्‌ ] !. चिन्तातुरता, बेचैनी 
>-जाता नोत्कलिका---अमरु ७८, 2. लालसा करना, 
खेद प्रकाश करना, किसी वस्तु या व्यक्षित का लुप्त 
हो जाना 3. काम क्रीडा, हेला, 4. कली 5. तरंग 
-क्षभितम॒त्कलिकात रल॑ मनः- तरंगों द्वारा क्षब्ध-- 
मा० ३।१०, (यहाँ स्वयं 'उत्कलिका' का अर्थ चिन्ता- 
तुरता हैँ) शि० ३७० । सम० -प्रायम्‌ गद्यरचना 
का एक प्रकार जिसमें समास बहुत हों तथा 
कठोर वर्ण हों--भवेदुत्कलिका प्रायं समासाढ्य॑ दूढा- 
क्षरम्‌ू--छं० । 

उत्ककणम [उद-कष्‌-ल्युट] !. फाड़ना, ऊपर को 
खींचना 2. जोतना, (हल आदि), खींच कर ले जाना 
--सद्य: सी रोत्कषणसु रभि क्षेत्रमारुद्म मालम्‌ू--मेघ ० 
१७, 3. रगड़ना--भातमि० १७३ । 

उत्कार: [उद-- क-+-घछक्म | . अनाज फटकना 2. अनाज 
की ढरी लगाना 3. अनाज बोने वाला । 

उत्कास:, - सनम, उत्कासिका [उत्क--असू+-अण्‌, ल्यूट, 
ण्वुल वा] खखारना, गले को साफ करना । 

२४ 


१८५ ) 


) [उन्नतः कन्धरोउस्य--ब० स० ] गर्दन | उत्किर (वि०) [उद+-क-+-श] हवा में उड़ता हुआ, ऊपर 


को बिखरता हुआ, घारण करता हुआ--कु० ५॥२६, 
६।५, रघु० १३८ । 

उत्कोतनम्‌ [उद+क--ल्यूट्‌] . प्रशंसा करना, कीतिंगान 
करना 2. घोषणा करना । 

उत्कुटम्‌ [उन्नत: कुटो यत्र ब० स०] ऊपर को मंह करके 
लेटना या सोना, चित लेटना । 

उत्कुणः | उत्+॑कुणू+क ] . खटमल 2. ज॑। 

उत्कुल (वि० ) [उत्कान्त: कुलात्‌ --अत्या० स०| पतित, 
कुल को अपमानित करने वाला--यदि यथा वदति 
क्षितिपस्तथा, त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया-- 
रा० १।२७ | 


उत्कजः [प्रा० स०| (कोयल की ) कक । 

उत्कटः [उन्नतं कटमस्य--ब० स०] छाता, छतरी । 

उत्क्दनम्‌ [उद्‌+ क्‌द--ल्यूट| कदना, ऊपर को उछलना । 

उत्कल (वि०) [उत्कान्त: कलात--अत्या० स०] किनारे 
से बाहर निकल कर बहने वाला । 

उत्कूलित (बि०) [ उद-+कूल--क्त ] किनारे तक पहें- 
चने वाला--शि० ३।७० । 

उत्कृष्ट (भू० क० क० ) [ उद+क्ष्‌+क्‍्त ] !. उखाड़ा 
हुआ, उठाया हुआ, उन्‍नत 2. श्रेष्ठ, प्रमख, उत्तम, 
सर्वाच्चि -मनु० ५१६३, ८।२८१ बल”--पंच ० 
२३।३६, बलवत्तर 3. जीता हुआ, हल चलाया हुआ । 

उत्कोच: [ उत्कुच +-घज | रिश्वत--उत्कोचमिव ददती 
“का० २३२ याज्ञ ०७ १।३३८ | 

उत्कोचकः [ उत्कोच-+कन्‌ | . घूस, रिश्वत 2. (वि०) 
| उद+कुच्‌+ण्वुल ] रिश्वतखोर, घस लेने वाला 
+»मनु० ९।२५८ | 

उत्करम: [ उद+क्रमू+-घण | 7. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. क्रमोन्‍न्तति 3. बिचलन, अति- 
क्रमण, उल्लंघन । 

उत्कमणम [ उद-+-क्रम--ल्यूट ] 4. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. चढ़ाई 3. पीछे छोड़ देना, आगे 
बढ़ जाना 4. (शरीर में से) आत्मा का पलायन 
अर्थात्‌ मृत्यु--मनु० ६।६३ । 

उत्कान्ति: (स्त्री०) [उद्‌-- क्रम्‌ून क्तिन्‌ ] . बाहर निक- 
लना, ऊपर जाना, कच करना 2. आगे बढ़ जाना 
3. उल्लंघन, अतिक्रमण । 

उत्कामः | उत्‌+-क्रम्‌+-घव्म_ | . ऊपर या बाहर जाना, 
प्रस्थात करना 2. आगे बढ़ जाता 3. उल्लंघन 
अतिक्रमण । 

कोश: [ उद--क्रश--अच ] 7 

2. घोषणा 3. कुररी 

उत्क्लेद: [ उद्‌--क्लिद्‌--घजा ] आदे या तर होना । 

उत्कलेश: [उद--क्लिश--घज्ण ] . उत्तेजना, अशान्ति 


हल्लाजाल्ला, गलगपाड़ा 


( १८६ ) 


2. शरीर का ठीक हालत में न रहना 3. रोग, विशेष- | 


कर सामद्रविक रोग । 
उत्क्षिप्त, ( भू० क० क्ृ० ) [ उद+क्षिप+क्त ] 
. ऊपर को फंका हुआ, उछाला हुआ, उठाया हुआ 
2. पकड़ा हुआ, सहारा दिया हुआ, 3. ग्रस्त, अभिमूत, 
आहत--विस्मय --रत्ना०, 4. गिराया हुआ, ध्वस्त 
--प्तः घतूरा, घत्रे का पौधा । 
उत्छक्तिप्तिका [ उत्त्िप्त--- कन्‌ -- टाप्‌ 
के आकार का कान का आभूषण । 
उत्क्षेप: [ उद-+-क्षिप॒+घञा | 4. फेंकना, उछालना 
--पक्ष्मोत्लेप--मेघ० ४९, 2. जो ऊपर फेंका या 
उछाला जाय--बिन्दृत्सलेपान पिपासु:--मालवि ० २।१ ३ 
3. भेजना, प्रषित करना 4. वमन करना । 
उत्क्षपषक (वि०) [ उद->क्षिपू+ण्व॒ल | ऊपर फंकने या 
उछालने वाला, उन्‍नत करने वाला या ऊपर उठाने 
वाला--याज्ञ ० २२७४,--कः . कपड़े आदि चरान॑ 
वाला--व्त्त्राय ौत्क्षिपत्य पह रतीत्य॒त्क्षपक:--मिता ० 
भेजने वाला या आदेश देने वाला । 
उत्क्षपणम्‌ [ उद्‌--क्षिप+ल्यद | , ऊपर फेंकना, उठाना 
या उछालना--अतिमात्रलोहिततलो बाह घटोत्क्षेपणात्‌ 
-श० १।३० 2. वेशषिकों के मतानसार पाँच कर्मों मे 
से एक कम 'उत्क्षेपण' 3. वमन करना 4. भेजना, प्रषित 
करना 5. (अनाज साफ करने के लिए ) छाज 6. पंखा 
उत्खवचित (वि०) | उद+खच+-क्त | मिलाकर गंथा 
हुआ, बुना हुआ या जड़ा हुआ -क्रुसुमीत्खचितान्‌ 
वलीभूत:--रघु० ८।५३, १३॥५४। 
उत्खला [उद्‌-- खल--अच्‌-+- टापू] एक प्रकार का सुगन्ध । 
उत्खात (भू० क० कृ०) [उद्‌-+खन्‌-+-क्त] !. खोदा हुआ 
खोद कर निकाला हुआ 2. उद्धत, बाहर निकाला 
हुआ--उत्तर० ३ 3. जड़ से उखाड़ा हुआ, जड़ समेत 
गड़ा हुआ (शा० ),>लीला?---उत्तर० ३॥१६ 4 
(आलं० ) (क) उन्मूलित, बिल्कुल नष्ट किया हुआ 
घ्वस्त-किमत्खातं नन्दवंशस्य---मद्रा० १, लवणो मध- 
रेश्वरः प्राप्त:--उत्तर ० ७, (ख) पदच्यत, अधिकार 
या शक्ति से वंचित किया हुआ--फरलाः संवर्धेयामासुर 
रुत्खातप्रतिरोपिता:--२घु० ४॥३७ (यहाँ 'उत्खात 
का अर्थ उन्मलित भी है ),--तम्‌ एक गते, रन्ध्र, 
ऊबड़-खाबड़ भूमि। सम०--केलिः (स्त्री० ) खेल- 
खेल में सींग या दांत से धरती खोदना--उत्खातकेलि: 
शगाद्यवप्रकीड़ा निगयते । 
उत्वातिन (वि०) [ उत्खात--+इनि ] विषम, ऊँची-ती ची 
विषम (विप० सम )--उत्खातिनी भूमिरिति मया 
रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेग:--श० £१। 
( वि०) [ उन्द्‌-- क्त | आद्रे, गीला 
उत्तंस: [ उदु-|- तंस--अच्‌ ] !. शिखा, मोर का चूड़ा, 


इत्वम | चन्द्रकला 


मकुट के ऊपर घारण किया जाने वाला आभूषण 
---उत्तंसानहरद्व वारि मूध॑जेस्य:--शि० ८।५७--तु० 
'कर्णोत्तंत। 2, कान का आभूषण-मा० ५।१८ 
भामि० २।५५ | 

उत्तंसित (थि०) [उत्तंस--इतच्‌ | . कानों में आभूषण पहने 
हुए 2. शिखा में धारण किया हुआ--भतु ० ३॥१२९। 

उत्तट (वि०) [ उत्क्रान्त: तटम--अत्या० स० | किनारे 
के बाहर निकल कर बहने वाला--रघु० ११।५८ । 

उत्तप्त (भू० क० क्ृ०) [ उद-+तप्‌ू+कत | जलाया 
हुआ, गरम किया हुआ, झलसाया हुआ--कन्‌क 
-+का० ४३,-प्तम्‌ सूखा माँस । 

उत्तम (वि०) [ उद--तमप्‌ ] 4. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (बहुघा 
समास में ) &जोत्तम--इसी प्रकार सुर आदि - प्राये- 
णाधममध्यमोत्तमगुण: संसर्गतो जायते--भतृ ० २।६७, 
2. प्रमुख, सर्वोच्च, उच्चतम, 3. उन्‍नततम, मुख्य, 
प्रधान 4. सबसे बड़ा, प्रथम, मन॒ु० २।२४९,--भ: 
]. विष्ण 2. अन्तिम पुरुष (अंग्रेजी में इसी “उत्तम 
पुरुष' को प्रथम पुरुष कहते हैं ),--मा श्रेष्ठ महिला । 
सम०--अजड्भग्म शरीर का श्रेष्ठ अंग, सिर, 
-करिचद द्विषत्खज्जहतोत्तमाहु:--रघु० ७।५१, मनु० 
१९३, ८।३०० कु० ७।४१, भग० ११।२७,--अधम 
(वि०) ऊँचा-तीचा मध्यम, अच्छा, बीच के दर्ज 
का, और ब्रा,--अधेंः . बढ़िया आधा 2. अन्तिम 
आधा,--अह: अंतिम या बाद का दिन, अच्छा दिन, 
भाग्यशाली दिन,--ऋणः,--ऋणिकः (उत्तमर्ण:) 
उधार देने वाला, साहुकार (विप० 'अधमण ),--पदम्‌ 
ऊँचा पद,-पु (पृ) रुषः . क्रिया के रूपों में अन्तिम 
पुरुष (अंग्रेजी वाक्यरचना के अनुसार प्रथम पुरुष) 2 
परमात्मा 3. श्रेष्ठ पुरुष,-इलोक (बवि०) उत्तम ख्याति 
का, श्रीमान्‌, यशस्वी, सुविख्यात,--संग्रह: ( स्त्री”) 
पर-स्त्री के साथ सांठ-गांठ अर्थात्‌ प्रेम संबंधी बातें 
करता,--साहसः,-समस्‌ उच्चतम आर्थिक दण्ड, १००० 
पण का दण्ड (कुछ ओरों के मतानुसार ८००००) । 

उत्तमीय (वि०) [ उत्तम--छ | सर्वोच्च, उच्चतम, सर्वे- 
श्रेष्ठ, प्रधान । 

उत्तम्भ:,---भत्तम्‌ [ उद-+स्तम्भ्+घञ्ा , ल्यूट वा | . 
संभालना, थामे रखना, सहारा देता --भुवनोत्त म्भनस्त- 
म्भान्‌ू--का० २६०, 2. थूनी, टंक, सहारा 3. रोकना, 
गि्रिफ्तार करना । 

उत्तर (वि०) [उद्‌-+तरप्‌] 4. उत्तर दिशा में पंदा होने 
वाहा, उत्तरीय (सवं० की भांति रूप रचना) 
2. उच्चतर, अपेक्षाकृत ऊचा (विप० 'अधर' ) -अवन- 
तोत्तर कायम--रघ्‌» ९।६० 3, (क) बाद का, 
दूसरा, अनुवर्ती, उत्तरकर्ती (विप० पु) पूृवे मेघः: 
--उत्तर मेघ:-- मीमांसा, उत्तराघें: आदि-- राम- 


( १८७ 


चरितम्‌ (ख) आगामी, उपसंहारात्मक 4. बायां 
(विप० दक्षिणं ) 5. बढ़िया, मुख्य, श्रेष्ठ 6. अपेक्षाकृत 
अधिक, से अधिक (बहुधा संख्याओं से युक्त .समस्त 
पदों म॑ अन्तिम खंड के रूप में प्रयुक्त )--षड्त्तरा 
विशति:--२६, अष्टोत्तरं शत्तम्‌ १०८, 7. से यकत 
या सहित, पूर्ण, मुख्यतया“''से युक्त, से अनुगत 
(समास के अन्त में)-राज्ञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरेव 
श० ५, अम्नोत्तरमीक्षितां--कु० ५१६१ 8. पार किया 
जाना,--र₹ः 4. आगामी समय, भविष्यत्काल 2. 
विष्णु 3. शिव 4. विराट राजा का पुत्र,---रा (. उत्तर 
दिशा--अ स्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा--कु० ११ 
2. एक नक्षत्र 3. विराट राजा की पुत्री और अभिमन्यु 
की पत्नी,-रम्‌ . जवाब,-प्रचक्रमे च प्रतिवकतुमृत्तरम्‌ 
-“रघु० ८।४७,---उत्तराद्त्तरं वाक्य वदतां संप्रजायते 
“पंच० १।६० 2. (विधि में) प्रतिवाद, प्रत्यक्ति 
3. समास का अंतिम पद 4. (मीमांसा में) अधिकरण 
का चोथा अंग--उत्तर 5. उपसंहार 6. अवशेष, 
अवशिष्ट 7. अधिकता, आवश्यकता से ऊपर, दे० ऊपर 
उत्तर ( वि० ) 8. अवशेष, अन्तर ( गणित में), 
“7रम्‌ (अव्य०) . ऊपर 2. बाद में--तत उत्तरम, 
इत उत्तरम्‌ आदि। सम०--अधर (वि०) उच्चतर 
ओर निम्नतर (आलं० भी), --अधिकारः,--रिता, 
“र्वम्‌ सम्पत्ति में अधिकार, वरासत, बपौती 
“अधिकारिन (१० )किसी के बाद उसकी संपत्ति पाने 
का हक़दार,--अयनम ("यणम्‌ न को ण हो गया) 
. सूर्य की (भूमध्य रेखा से) उत्तर की ओर गति 
भग० ८।२४ 2, मकर से कक संक्रान्ति तक का काल, 
-अधेम्‌ . शरीर का ऊपरी भाग 2. उत्तरी भाग 3. 
दूसरा आधा-उत्तरा्ध (विप० 'पूर्वार्ध ) ,-अहः आगामी 
दिन,--आभासः मिथ्या उत्तर,--आश्ञा उत्तर दिल्षा, 
अधिपति:,--पति: कुबेर का विशेषण,--आपषाढ़ा 
२१ वाँ नक्षत्र जिसमें तीन तारों का पंज है, -आसंगः 
ऊपर पहनने का वबस्त्र--क्वतोत्तरासंगं - का० ४३, 
शि० २।१९, कु० ५११६,---इतर (वि०) उत्तर से 
भिन्न अर्थात्‌ दक्षिणी, (--रा) दक्षिण-दिशा,--उत्तर 
(वि०) . अधिक और अधिक, उच्चतर और उच्चतर 
2. क्रागत, लगातार वर्धनशील--- स्नेहेन दृष्टि: 
“:पंच० १, याज्ञ ० २१३६ (--रम ) प्रत्युत्तर, उत्तर 
का उत्तर-अल्मुत्तरोत्तरेण -मुद्रा ० ३,--ओष्ठः ऊपर 
का होठ(उत्तरो-रौ-ष्ठ: ) ,-काण्डम रामायण का सातवाँ 
काण्ड,--कायः शरीर का ऊपरी भाग --रघु० ९६०, 
“-कालः भविष्यत्काल,--कुरु (पुं० ब० व०) संसार 
के ९ भागों में से एक, उत्तरी कुरुओं का देश,---कोसला: 
(१० ब० व०) उत्तरी कोशल देश-पितुरनन्तरमुत्त र- 
कोसलान्‌ू--रघु० ९।१,--क्रिया अन्त्येष्टि संस्कार, 


कं धन «नकल >लननम-मनननम+-५>-+++++++--न--++----------मम«न»»मथ।. मनन न -लिटिनान, 


की... >त-न॒ननत-। नॉयमा... नाता 


) 


औध्वंदेहिक श्राद्धादिक कम,---छदः बिस्तर की चादर, 
बिछावन (सामान्य )--रघृु० ५॥६५, १७।२१,--ज 
(वि०) बाद में पैदा होने वाला,--ज्योतिषाः (पुं० 
ब० व०) उत्तरी ज्योतिष प्रदेश,---दायक (वि०) जो 
आज्ञाकारी न हो, जबाब देने वाला, धृष्ट,--दिश्ञ 
(स्त्री०) उत्तर दिशा ईदशव:,--पालः उत्तर दिशा का 
पालक या स्वामी कुबेर, -पक्षः . उत्तरी कक्ष 
2. चांद्रमास का क्ृष्ण पक्ष 3. किसी विषय का द्वितीय 
पक्ष--अर्थात्‌ उत्तर, उत्तर में प्रस्तुत तके बहस का 
जवाब - सिद्धान्त पक्ष (विप० 'पृ्बेपक्ष )--प्रापयन्‌ 
पवन व्याधेगिरमृत्तरपक्षताम्‌ू--शि० २।१५ 4. प्रदर्शन 
की गई सचाई या उपसंहार 5. अनुमान की प्रक्रिया 
में गौण उक्ति 6. (मी० में) अधिकरण का पाँचवाँ 
अंग [सदस्य ),-पटः 4. ऊपर पहनने का वस्त्र 2. बिछा- 


वन या उत्तरच्छद, -- पथ: उत्तरी मार्ग, उत्तर दिशा को 


ले जाने वाला मार्ग.-पदम्‌ . समास का अन्तिम पद 
2. समास म॑ दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाने वाला 
शब्द,--पश्चिमा उत्तर-पश्चिम दिशा,--पादः कानूनी 
अभियोग का दूसरा भाग, दावे का जवाब,--पुरुषः 
+>उत्तम पुरुष:, -पूर्वा उत्तर-पूर्व दिशा,--प्रच्छद: 
रज़ाई का खोल या उच्छाल, रज़ाई,-प्रत्यत्तरम . तर्क- 
वितक, वाद-विवाद, प्रत्यारोप 2. कानूनी मक़दमें में 
पक्ष-समर्थन,--फ (फा) लगती १२ वाँ नक्षत्र जिसमें 
दो तारों का पुंज होता है,-- भाद्पदू-दा २६ वाँ नक्षत्र 
जिसमें दो तारे रहते हैं,--मीमांसा बाद में प्रणीत 
मीमांसा--वेदान्त दर्शन (मीमांसा-- जिसे प्रायः पूर्व 
मीमांसा कहते हँ--से भिन्न) ,--लक्षणम्‌ वास्तविक 
उत्तर का संकेत,-- बयसं,-स्‌ (नपुं०) वद्धावस्था, . 
जीवन का ह्ासमान कारू,--बस्त्रं--वासस्‌ (नप्‌ ०) 
ऊपर पहना जाने वाला बस्त्र, दुपट्टा, चोगा या अंगरखा, 
-जादिन्‌ (पुं०) प्रतिवादी, मुहआलह,--साधक 
सहायक, मददगार । 


उत्तरड्भा (वि०) [ब० स०] . तरंगित, जलप्लावित, क्षुब्ध 
'“मुद्रा० ६३, 2. उछलती हुई लहरों वाल्ा--रघु ० 


७।२६, कु० ३।४८ । 


उत्तरतः,---रात्‌ (अव्य०)|उत्तर-|-तस्‌, आति वा] . उत्तर 


से, उत्तर दिशा तक 2. बाई ओर को (विप० दक्षिणतः) 
3. पीछे 4. बाद में । 


उत्तरत्र (अव्य०) [उत्तर--त्रल] पश्चात, बाद में, फिर, 


नीचे (किसी रचना में), अन्तिम रूप में । 


उत्तराहि (अव्य ०) [ उत्तर+आहि ] उत्तर दिशा 


की ओर, (अपा० के साथ ) के उत्तर में,--भट्ठि० 
८|१०७ | 


उत्तरोयम्‌--यकम्‌ [उत्तर---छ, वा कप्‌ ] ऊपर पहना 


जाने वाला वस्त्र । 


६ (१८८ ) 


उत्तरेण (अव्य०) [ उत्तर-+-एनप्‌ ] (संबं०, कमं ० के साथ 
अथवा समास के अन्त में) 
उत्तर दिशा की ओर--तत्रागारं धनपतिमगहानत्तरेणा- 
स्मदीयम्‌ू--मेघ्‌ ० ७७ अन॑० पा०, मा० ९।२४ | 

उत्तरेय्ः (अव्य०) [ उत्तर-+-एयूस्‌ ] अगले दिन, आगामी 
दिन, कल । 

उत्तर्जनम [ उद-+तर्ज - ल्युद्‌ ] जबरदस्त झिड़की । 

उत्तान (वि०) | उदगतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌--ब० स० | 
. पसारा हुआ, फेलाया हुआ, विस्तार किया हुआ 
ग्रसत किया हुआ--उत्तर० ३॥२३, 2. (क) चित 
लेटा हुआ--मा० ३,--5त्तानोच्छूनमंड्कपाटितोदर 
संनिभ--काव्य ० ७, (ख) सीधा, खड़ा 3. खला 4 
स्पष्ट, निष्कपट, खरा--स्वभावोत्तानहृदय॑ --श० ५, 
स्पष्टवक्ता 5. नतोदर 6, छिछला। सम०--पाद: 
एक राजा, श्रूव का पिता, जः ध्रव (उत्तानपाद का 
पुत्र), 
हुआ, चित लेटा हुआ--कदा उत्तानद्दाय: पुत्रकः जन- 
यिष्यति मे हृदयाह्वादम--का० ६२, (--यः,-या) 
छोटा बच्चा, दूध-पीता या दुधमंहा बच्चा, शिश । 

उत्ताप:ः [ उद-+तप्‌्+घजञा ]. मारी गर्मी, जलून 2 
कष्ट, पीडा 3. उत्तंजना, जोश । 

उत्तारः [ उदद+ त+घजा ] . परिवहन, वहन 2. घाट 
उतरना 3. तट पर लगना, तट पर उतारना 4. मुक्ति 
पाना 5. वमन करना । 

उत्तारकः [ उद-+-त्‌+णिच्‌+ ण्वुल ] . उद्धारक, बचाने 
वाला 2. शिव । 

उत्तारणम [ उद-त-+णिच्‌+ल्यट ) उतारना, उद्धार 
करना, बचाना,--णः विष्ण । 


उत्ताल (धि०) [ अत्या० स० ] . बड़ा, मजबत 2. प्रबल 
घोर-शि० १२॥।३१ 3. दृ्धष, भयानक, भीषण---उत्ता- 
लास्त इमे गभी रपयस: पुण्या: सरित्सड्भरमा:--उत्तर ० 
२।३०, शि० २०।६८, मा० ५१११, २३, 4. दुष्कर 
कठिन 5. उन्नत, उत्तग, ऊचा--शि० ३।८,-लः लंग्र। 

उत्तड़र (वि०) [ प्रा० स० ] उच्च, ऊंचा, लंबा--करप्रच 
यामृत्तड्र: प्रभुशक्ति प्रथीयसीम्‌--शि० २।८९, हेम- 
पीठानि २।५ | 

उत्तषः [| उद्गतः तुषो5स्मात्‌ू--ब० स० ]-भूसी से पृथक 
किया हुआ या भना हुआ (लाजा) अन्न । 

उत्तेजक (वि०) [ उद-+तिज्‌ू+णिच्‌ -- ण्वुल ] . भड़काने 
वाला, उकसाने वाला, उद्दीपक---क्ष॒प्‌ , काम” आदि | 

उत्तेजनम,-- ना [ उद+तिज्‌ + णिच्‌+ल्यूट, यूज वा ] 
. जोश दिलाना, भड़काना, उकसाना-- समर्थ: हलोक 
--मद्रा० ४, महावी० २, 2. ढकेलना, हाॉँकना 
3. भेजना, प्रेषित करना 4. तेज़ करना, घार लगाना, 
(शस्त्रादिक) चमकाना 5. बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना । 


उत्तर की ओर,'' के 


श्र॒व तारा,--शय (वि० ) पीठ के बल सोता 


उत्तोरण (वि०) [ब० स० ] उठी हुई या खड़ी मेहराबों 
आदिं से सजा हुआ--उत्तोरणं राजपथ॑ प्रपेदे--कु० ७। 
६.२, रघृ० १४।१० । 

उत्तोलनम्‌ [ उद--तुल--णिच--ल्युट्‌ |] ऊपर उठाना, 
उभारना । 

उत्त्यागः [ उद+त्यज--घछा | 4. तिलांजलि देना, छोड़ 
देना 2. फेंकना, उछालना 3. सांसारिक वासनाओं 
से संन्यास । 

उच्ास: [ उद-+तेंस--घजञ्ा । अत्यन्त भय, आतंक । 
(वि०) [ उद+स्था+क ] (केवल समास के अन्त 
में प्रयकत) . से पंदा या उत्पन्न, उदय होने वाला 
जन्म लेने वाला--दरीमृखोत्येन समी रणन--- कु० १८ 
९॥९५९, रघु० १२।८२ 2. ऊपर उठता हुआ, ऊपर 
आता हुआ । 

उत्थानम [ उद्‌--स्था-ल्यूद ] 4. उदय होने या ऊपर 
उठन की किया, उठना--शनयेंष्टय त्थानम्‌--भर्तुँ ० 
३।९, 2. (नक्षत्रादिक का) उदय होना--रघु० ६।३ १ 
3. उदगम, उत्पत्ति 4. मृतोत्यान 5. प्रयत्न, प्रयास 
चेष्टा--मेदइछेदकशोदरं लघभवत्यत्थानयोग्यं वषु 
श० २॥५, यद्त्थानं भवेत्सह--मन ० ९।२१५, (धन के 
लिए) प्रयत्न, सम्पत्ति-अभिग्रहण 6. पौरुष 7. ह॒षं 
प्रसन्नता 8. युद्ध, लड़ाई 9. सेना 0. आँगन, यज्ञमंडप 
।4. अवधि, सीमा, हद 42. जागना,--एकादज्ञों देव- 
उठनी कार्तिक-सुदी एकादशी, विष्णप्रबोधिती। 

उत्थापनस्‌ [ उद्‌+स्था-- णिच्‌ - ल्यूट्‌ू, पुक ] . उठाना 
खड़ा करना, जगाना 2. उभारना, उन्नत करना, 3. 
उत्तेजित करना, भड़काना 4. जगाना, प्रब॒द्ध करना 
(आलं० भी) 5. वमन करना । 


उल्यित (भू० क० कृ०) [ उद्‌+स्था+क्त ] 4. उदित, 
या (अपने आसन से) उठा हुआ--वचो निशम्यो- 
त्थितमुत्थित: सनू---रघु० २।६१, ७।१०, ३।६१, 
कु० ७।६१, 2. उठाया हुआ, ऊपर गया हुआ--शि० 
११।३, 3. जात, उत्पन्न, उदगत,--उदितवच:---रघ्‌ ० 
२।६१; फट पड़ा (जैसा कि आग) 4. बढ़ता हुआ 
वधनशील (बल मं), प्रगति करता हुआ 5. सीमा-बद्ध 
6. विस्तृत, प्रसृत--श० ४४॥ सम०--अंगलि: 
फलाई हुई हथली । 

उत्थितिः (स्त्री०) [उद-+स्था-क्तिन्‌) उदन्नति, ऊपर 
उठना । 

उत्पक्मन्‌ (वि०) [ब० स०| उलटी पलकों वाला--उत्प- 
क्ष्मणोनेयनयोरुपरुद्धवत्तिम--श० ४१५, विक्रम०२। 

उत्पतः [उद्‌-+-पत्‌--अच्‌ | पक्षी । 

उत्पतनम [उद--पत्‌--ल्यट्‌ ] 4. ऊपर उड़ना, उछलना 
2. ऊपर उठना या जाना, चढ़ना। 

उत्पतारू (वि०) [उत्तोलिता पताका यत्र 


ब. स०| झंडा 


( १८९ ) 


ऊपर उठाए हुए, जहाँ झंड फहरा रहे हों--पु रंद रश्नी: 
पुरमत्पताकम्‌--- रघु० २।७४ । 

उत्पतिष्ण (वि०) [उद-+पत्‌+<ष्णुच्‌] उड़ता हुआ, 
ऊपर जाता हुआ । 

उत्पत्तिः (स्त्री०) [उद्‌-+पद्‌-+क्तिन्‌] 4. जन्म -ि 
त्पत्तिमतामपस्थिता-रघ्‌ु ० ८।८३, 2. उत्पादन, हि सु 
कुसुमोत्पत्ति: श्रयते न तु दृश्यते--»इंगार० १७, 3 
स्रोत, मूल--उत्पत्तिः साधुताया:---का० ४५, 4. 
उठना, ऊपर जाना, दिखाई देना 5. लाभ, उपजाऊपन, 
पंदावार । सम०--व्यंजकः जन्म का एक प्रकार 
(उपनयन संस्कार करके या यज्ञीपवीत पहना कर 
छात्र को दीक्षित करना), द्विजत्व का चिह्न-मनु० 
२।६८ । 


उत्पथः [उत्क्रान्त: पन्‍्थानम्‌ू--प्रा० स०| कुमा्ग (आलं० 
भी )--गरो र॒प्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः, उत्पथ- 
प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम। महा०, (परि- 
त्याग विधीयते--पंच० १॥३०६,) शि० १२।२४ 
--थम्‌ (अव्य०) कुमाग पर, पथ भ्रष्ट (भुला-भटका ) 

उत्पन्न (भू० क० क्ू०) [उद्‌+पदर्नक्त] 4. जात, पंदा 
हुआ, उदित 2. उठा हुआ, ऊपर गया हुआ 3. अवाप्त | 

उत्पल (वि०) [उत्क्रान्त: पल मांसम-उद्‌ -- पल +- अच्‌ | 
मांसहीन, क्षोण, दृबला-पतल",---लम्‌ 4. नील कमल 
कमल, कुम॒द--नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ृ--रघु० 
३।३६, १२८६, मेघ० २६, नीलोत्पलपत्रधा रया-शण० 
११८, इसी प्रकार--रक्त 2. सामान्यतः पोधा। 
सम०--अक्ष:,--चक्षुस॒ (वि०) कमल जंसी आँखों 
वाला,--पत्रम4. कमल का पत्ता 2. क्षिसी स्त्री के 
नाखन से की गई खरोंच, नखक्षत । 

उत्पलिन (वि०) [उत्पल--इनि) कमलों से भरपुर,--नो 
4. कमलों का समह, 2. कमल का पौधा जिसमें कमल 
लग हों । 

उत्पवनम [उद्‌--पु+ल्युट] मार्जत करता, शोधन करना 
-मन्‌० ५१११५ । 

उत्पाट: [| उदर्कपट + शिच -[- घव्म जन ) . मलोच्छंदन, 

मलन 2. बाह्य कान म॑ शोथ । 

उत्पदनम [उद्‌-- पट -+णिच्‌ +ल्यट] उखाड़ना, मलो- 
च्छेदन, उन्मलन । 

उत्पादिका [ उद्‌+पट्‌न+-॑णिच्‌+पण्वुल्‌-- टापू, इत्वम्‌ ] 
वक्ष की छाल । 

उत्पादिन (वि०) [उद्‌+पट+णिच्‌--णिनि] (बहुधा 


समास के अन्त में प्रयक्त) मलोच्छेदन करने वाला, 


फाडने वाला--की लोत्पाटीव वानर:-पच ० १।२१ । 
उत्पात: [उद+ पत्‌+घणज्म ] 4. उड़ान, छलांग, कूदना 

अन्न एको त्पाते न--एक छलाग में 2. उछट कर आना 

ऊपर उठना(आलं० भी )-करनिहतकन्दुकसमा:ः पातो 


त्पाता मनृष्याणाम्‌--हि० १, अन० पा० 3. अनहोनी, 
संकटसूचक अशुभ या आकस्मिक घटना,--उत्पातैन 
ज्ञापिते च--वाति०, वेणी० १।२२, सापि सुकुमार- 
सुभगेत्यृत्पातपरंपरा केयम---काव्य७ १० 4. कोई 
सावंजनिक संकट ( ग्रहण, भूचाल आदि ), केतु 
+का० ५, घूमलेखाकेतु--मा० ९४४८। सम० 
-- पवन;,/-वात:,-वातालि: अनिष्टसूचक या प्रच॒ण्ड 
वाय, बवंडर या आंघी-रघ॒० १५॥२३ । 

उत्पाद (थधि० ) [ब० स०] जिसके पैर ऊपर उठ हॉं,--द 
जन्म, उत्पत्ति, प्रादर्भाव--दुःख च शोणितोत्पादे 
शाखाड्रछदन तथा-याज्ञ ० २२२२५, भद्गुरमू--पच ० 


२।१७७ | सम०--शयः:,-यनः 4. बच्चा 2. एक 
प्रकार का तीतर। 
उत्पादक (धि०) (स्त्री०-दिका) [उदर्कपदणिच््‌ 


+ण्वल, स्त्रियां टाप्‌ इत्वं च] उपजाऊ, फलोत्पादक 
पंदा करने वाला, -कः पैदा करन वाला, जनक पिता, 
-“कम उदगम, कारण । 

उत्पादनम [उद--पद॒-न- णिच्‌-+ल्युट] जन्म देना, पंदा 
करना, जनन--उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ 
मन ० ९।२७ । 

उत्पादिका [ उद-+पद्‌+णिच्‌ +ण्वुलरन-टापू, इत्वम्‌ | 
, एक प्रकार का कीड़ा, दीमक 2. माता 

उत्पादिन (वि०) [उदर्पद-णिच्‌+ णिनि]) पंदा हुआ, 
जात-सवंम त्पादि भहझुग रम--हि० १।२०८ । 

उत्पालोी [उद-+पल--घन्म +हछीप्‌। स्वास्थ्य । 

उत्पिजर-ल (वि०) [अ.या० स०]. मकक्‍त, जो पिजड़े 
मे बन्द न हो 2. क्रमहीन, अव्यवहित । 

उत्पीडःः [उद-+पोड--घतल्ा ] 4. दबाव 2. (क) घारा- 
प्रवाह, धाराप्रवाही बहाव-बाष्पोत्पीड:-का० २९६ 
--उत्पीड इव धमस्य मोहः प्रागावणोति माम्‌-उत्तर० 
२३।९, नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम-मेघ ० ९१ (ख) 
उत्प्रवाह, आधिक्य, --पूरोत्पीड तडागस्थ परीवाह 
प्रतिक्रिया-उत्त र ० ३॥२९ 3. झाग, फन । 

उत्पीडनम्‌ [उद+पीड-+- णिच्‌+ ल्यट्‌] . दबाना, निचो- 
ड़ना 2. पेलना, आघात करना--का० ८२॥। 

उत्पुच्छ (वि०) [ब० स०] जिसकी पंछ ऊपर उठी हो । 

उत्पुलक (वि०) [ब० स०] 4. रोमांचित, जिसके रोंगटे 
खड़े हो गये हों 2. हर्षोत्फल्ल, प्रसन्न । 

उत्प्रभ (वै०) [ब० स०|] प्रकाश बखेरते वाला,-प्रभा- 
पृण,-भः दहकती हुई आग । 

उत्प्रसवः [उद - प्र --सू +-अच्‌) गर्भपात । 

उत््रास:-सननम [उद-+-प्र+अस+घजञ , ल्यद वा) | 
फंकना, पटकना 2. सजाक, मखोल 3. अट्टहास 4 
खिल्ली उडाना, उपहास करना, व्यंग्योक्ति । 

उत्प्रक्षणन [उद्‌-+-प्र+ईक्ष्‌ +ल्यूट] !. दृष्टिपात करना, 


( १९० ) 


प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना 2. ऊपर की ओर देखना 
3. अनुमान, अटकल 4. तुलना करना । 

उत्प्रक्षा [| उद-+प्र+ईक्ष+अ ] व. अटकल, अनमान 
2. उपेक्षा, उदासीनता 3. (अलं० शा० में ) एक अलंकार 
जिसमें उपमान और उपमेय को कई बातों में समान 
समझने की कल्पना की जाती है, और उस समानता के 
आधार पर उनके एकत्व की संभावना की ओर स्पष्ट 
रूप से या किसी तात्पयांथ के द्वारा संकेत किया जाता 
हूं-उदा० लिम्पतीव तमोद्धानि वर्षतीवाञ्जनं नभ: 
--मद्रा० १।३४ स्थित: पथिव्या इव मानदण्ड 
--कु० १।१, तु० सा० द० ६८६-९२, और उत्प्रेक्षा 
के प्रसंग मे रस०। 

उत्प्लवः [उद --प्ल -|- अप्‌ ] उछल-कद, छलांग,-वा किहती। 

उत्प्लवनम [उद्‌--प्ल-- ल्यट | कदना, उछलना, ऊपर से 
छलाँग लगाना । 

उत्फलम | प्रा० स० | उत्तम फल | 

उत्फाल: | उद+फल--घजञा ] . कद, छलांग, द्रतगति 
--मच्छ ० ६, 2. कदने की स्थिति । 


उत्फुल्ल ( भू० क० क्ृ० ) [ उद्‌--फुल - कत | !. खला 
हुआ, (फूल को भांति ) खिला हुआ 2. खूब खुला 
हुआ, प्रसारित, विस्फारित ( आंखें ) 3. सजा हुआ 
शरीर में फूला हुआ 4. पीठ के बल सोया हुआ, तु० 
उत्तान,--ल्‍्लम योनि, भग । 
[ उनत्ति जलेन, उन्द--स किच्च नलोपः ] 
4. झरना, फौवारा 2. जल का स्थान । 
उत्सड़ू: [उद-+-समण्ज्‌-- धझ | . गोद,--”पुर्षोत्सड्भा 
--उत्तर० १, विक्रम० ५।१० न केवलमत्सज्भश्चिरा- 
न्‍्मनो रथो5षपषि में पूण:--उत्तर० ४, मेघ० ८७ 
2. आलिगन, संपक, संयोग-मा ० ८।६, 3. भीतर, पड़ौस 


उत्तत 


-दरीगुहोत्सड्रनिषक्तभास: - कु० १।१०, शबय्योत्सड्रे 


-मेघ ० ९३ 4. सतह, पारवे, ढाल-दूषदो वासितोत्सज्भा 
-रघ० ४।७४, १४।७६ 5. नितंब के ऊपर का भाग या 
कल्हा 6. ऊपरी भाग, शिखर 7. पहाड़ की चढ़ाई-- 
तुंड्ध॑ नगोत्सज्भमिवारुरोहजरघु ० ६।३ 8. घर की छत । 


उत्सडद्धित ( वि० ) [| उत्सड्र+इतच्‌ | ॥. संयक्‍्त सम्मि- 
लित, संपक में लाया हआ--जशझ्विि० ३।७९, 2. गोद 

में लिया हुआ । 

उत्सछजनम [उद्‌--सज्ज्‌-- ल्यूट | ऊपर को फेंकना, ऊपर 
उठाना । 

उत्सन्न (भू० क० कृ०) [ उद-सद्‌-+कत ] 4. सड़ा 
हँआ 2. नष्ट, बर्बाद, उखाड़ा हुआ, उजाड़ा हुआ 
-उत्सन्नोइस्मि---का ० १६४, बरबॉद--- मक रध्वज इवो- 
त्सन्नविग्नहद:--का० ५४, भग० १।४४ “निद्रा--का० 
१७१, 3. अभिशप्त, आफत का मारा 4 व्यवहार में 
न आने वाला, घिलप्त ( पुस्तकादिक ) 


उत्सगं: | उद+सज्‌--घजञ्म ) 4. एक ओर रख देना, 
छोड देना, तिलांजलि देना, स्थगन--कु० ७।४५, 2. 
उडेलना, गिरा देना, निकालना--त्तोयो त्सग्रेंद्रतत रगति: 
मेघ०ण १९।३७ 3. उपहार, दान, प्रदान--मनु ० 
११।९४ 4. व्यय करना 5. ढीला करता, खला छोड़ 
देना--जेसा कि “वषोत्सग में 6. आहुति, तपंण 7 
विष्ठा, मल आदि--पुरीष, मलमत्र” 8. पूति (अध्य- 
यन या ब्रतादिक की ) तु० --उत्सष्टा वे वेदा: 9 
सामान्य नियम या विधि (विप० अपवाद--एक 
विशेष नियम )--अपवाद॑रिवोत्सर्गा: क्ृतव्यावत्तय: 
परे:--कु० २।२७. अपवाद इवोत्सर्ग व्यावतंयितुमी- 
दरवरः---रघु० १५।७ 0. गुदा । 

उत्सजंनम्‌ [ उद्‌-+-सज्‌-- ल्यूट ] . त्याग, तिलांजलि देना, 
ढीला करना, मुक्त करना आदि 2. उपहार, दान 3. 
वेदाध्ययन का स्थगन 4. इस स्थगन से संबद्ध एक 
षाण्मासिक संस्कार--वेदोत्सजेनाख्यं कर्म करिष्ये 
-+शावणी मंत्र--मनु ० ४॥९६। 

उत्सपः,--सपंणम्‌ [उद-+सप्‌-घजञ्म , ल्यूट वा] . ऊपर 
को जाना या सरकना 2. फलना, हाँफना । 

उत्सपिन (वि०) [उद+सप्‌ू+णिनि| 4. ऊपर को जाने या 
सरकने वाला, उठने वाला-- रघ० १६।६२, 2. उड़ने 
वाला, प्रोन्नत-उत्सपिणी खल महतां प्राथना-श ० ७। 

उत्सवः [ उद-+सू-+अप्‌ |] . पवे, हष या आनन्द का 
अवसर, जयन्ती,--रत  श० ६।१९, तांडव” आनन्द 
या ह्षनृत्य, उत्तर० ३।१८ मनु० ३॥५९ 2. ह॒षं, 
प्रमोद, आमोद--स कृत्वा विरतोत्सवानू--रघु ० 
४१७, १६।१०, पराभवोष्प्यत्सव एवं मानिनाम 
--+कि० १।४१, 3. ऊंचाई, उन्नति 4. रोष 5. कामना, 
इच्छा । सम०- संकेताः ( पु० ब० व० ) एक जाति, 
हिमालय स्थित एक जंगली जाति--शरेरुत्सवसंकेतान्‌ 
स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ू--रघु ० ४॥७८ । 

उत्साद: | उद-+सद+णिच्‌ -- घञम ) नाश, अप- 
क्षय, बर्बादी, हानि--गीतमत्सादकारि मृगाणाम्‌ 
-का० ३२॥ 


उत्सादनम्‌ | उदर-+सद्‌-+णिच्‌-+ ल्युट्‌ ] 4. नाश करना, 
उथल देना --उत्सादनार्थ लोकानां--महा ०, भग० 
१७।१९ 2. स्थगित करना, बाधा डालना 3. शरीर 
पर सुगंधित पदाथ मलना--मनु ० २२०९, २११, 4. 
घाव भरना 5. ऊपर जाना, चढ़नां, उठना 6. उन्नत 
होना, उठाना 7. खत को भली-भाँति जोतना । 

उत्सारक: [| उद-+स्‌+णिच्‌+ण्व॒ल ] . आरक्षी 2. पहरे- 
दार 3. कली, डयोढीवान । 

उत्सारणम॒ [ उद+स+णिच्‌-ल्यट | 4. हटाना, दूर 
रखना, माग में से हटा देना 2. अतिथि का स्वागत 
करना | 


( १९१ ) 


उत्साह: [उद्‌--सह + घज्ण | . प्रयत्न, प्रयास-धृत्युत्साह- 
समन्वित:--भग ० १८।२६ 2. शक्ति, उमंग, इच्छा 
--मन्दोत्साहक़ृतोईस्सि मगयापवादिना माढव्येन 
”शी० २, ममोत्साहभड्ढं मा क्ृथा:--हि० ३, भेरे 
उत्साह को मत तोड़ो 3. घंये, ऊर्जा या तेज, राजा 
की तीन शक्तियों में से एक ( प्रभाव और मंत्र दो 
शक्तियाँ और हैं) कु ० १२२. 4. दढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय 
-हैसितेन भाविम रणोत्साहस्तया सूचित:--अमरु १० 
5. सामथ्यं, योग्यता--मन ० ५।८६ 6. दढ़ता, सहन- 
शक्ति, बल 7. (अलं० दशा० में ) दृढ़ता और सहन- 
शक्ति वह भावना मानी जाती हैं जिससे वीर रस का 
उदय होता हँ-कार्या रम्भेष्‌ संरम्भ: स्थेयानृत्साह उच्यते 
“-सा० द० ३, परपराक्रमदानादिस्मतिजन्मा औन्‍्न- 
त्याख्य उत्साह: - रस० 8. प्रसन्‍नता । सम ०--वधन 
वीररस (--नम्‌) ऊर्जा या तेज की वृद्धि, शौय॑, 
“शक्ति: ( स्त्री०) दढ़ता, तेज, दे” (३) ऊपर 
- हैतुकः (वि०) कार्य करने की दिशा मे प्रोत्साहन 
देने वाला या उत्तेजित करने वाला । 

उत्साहनम [| उद--सह +णिच्‌-+ल्यूट ] ॥. प्रयत्न, 
अध्यवसाय' 2. उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना देना 

उत्सिक्त ( भू० क० क्ृ० ) [ उद--सिच्‌ +क्त ] ! 
छिड़का हुआ 2. घमण्डी, अहँकारी, उद्धत 3. बाढ़ग्रस्त 
उमड़ता हुआ, अत्यधिक -दे० सिर ( उद-पूवक ) 
4. चंचछ, अशान्त--जानीयादस्थिरां वाचमत्सिक्त- 
मनसां तथा--मन्‌ ० ८।७१ | 

उत्सुक ( वि० ) [ उद-- स-+-क्विपू+-कन्‌ ह्ुस्वः ] ! 
अत्यन्त इच्छुक, उत्कष्ठित, प्रयत्नशील ( करण या 
अधिकरण के साथ अथवा समास में )- -निद्रया निद्रायां 
वोत्सुक: -सिद्धा०, मनोतियोगक्रिययोत्सुक मे - -रघु० 
२।४५, मेघ० ९९, संगम --हय० ३।१४ 2. बेचेन, 
उद्विग्न आतुर -रघ० १२।२४, 3. बहुत चाहने हने 
वाला, आसकत - वत्सोत्सुकापि--रघ० २॥२२, 4. 
खिद्यमान, कुड़ब॒ुड़ान वाला, शोकान्वित । 

उत्सत्र (वि० ) [ उत्क्रान्त: सृत्रमू--अत्या० स० ] . डोरी 
से न बंधा हुआ, ढीला, (रस्सी के ) बंधन से मुक्त 
--शि० ८।६३, 2. अनियमित 3. (पाणिनि के तियम 
के) विपरीत--शि० २।११२ । 

उत्सुरः [ उत्कान्तः सूरं --सूर्यमू--अत्या ० स० |] सायंकाल, 
संध्या । 

उत्सेक: [| उद-+- सिच+घरझा ] 4. छिड़काव, उड़ेलना 
2, फूहार छोड़ना, बौछार करना 3. उमड़ना, वृद्धि 
आधिक्य--हधिरोत्सेका:-महाबी ० ५॥३३ दर्प , बल 
आदि 4. घमंड, अहंकार, धृष्टता--उपदा विविशृु: 
शश्वन्नोत्सेका: कोसलेदवरम्‌-- रघु० ४।७०, अनुत्सेको 
लक्ष्म्पमाम--भतृ ० २।६४ । 


उत्सेकिन्‌ (वि०) [ उत्सेक--इनि ] १. उमड़ने वाला, 
अत्यधिक 2. घमंडो अहंकारी, उद्धत--भाग्येष्वन- 
त्सेकिनी--श० ४१७ । 

उत्सेचनलम [ उद्‌-|- सिच--ल्यूट | फुहार छोड़ना या 
बौछार करना 

उत्सेध: | उद-+सिध--घझञ | [. ऊचाई, उचन्नतता 
(आलं० भी)--पयोध रोत्सेधविशीणंसंहति (वल्कलम ) 
कु० ५।८, २४, ऊंची या उभरी हुई छाती 2. मोटाई 
मोटापा 3. शरीर,--धम मारना, वध करना । 

उत्स्सय: [ उद्‌+-स्मि +- अच | मुस्कराहट । 

उत्स्बन ( वि० ) | ब० स० । ऊँची आवाज करन वाला, 
>-नः [ प्रा० स० ] ऊँची आवाज । 

उत्स्वप्नायते (ना० धा० आ० ) [ उद-+स्वप्न-+-क्यद्ध | 
सुप्तावस्था में बोलना, बड़बड़ाना, उद्दिग्तता के कारण 
स्वप्न आना । 

उद (उप०) [-उ-+क्विप, तुक ] नाम और धातुओं से 
पृ लगने वाला उपसगे, गण० मे निम्नांकित अथ 
उदाहरणसहित बतलाय गये हे:---4. स्थान, पद, या 
शक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठता, उच्च, उदगत, ऊपर, पर, 
अतिशय, ऊंचाई पर ( उद्दल) 2. पार्थक्य, वियोजन 
बाहर, से बाहर, से, अलग अरूग आदि (उद्गच्छति) 
3. ऊपर उठना ( उत्तिष्ठति ) 4. अभिग्रहण, उप- 
लब्धि--( उपाज॑ति ) 5. प्रकाशन (उच्चरति) 6 
आइचय॑ं, चिन्ता (उत्सुक) 7. मक्ति--(उद्गत ) 8. 

अनपस्थिति (उत्पथ ) 9 फंक मारना, फुलाना, 

खोलना--(उत्फुल्ल ) 0. प्रमखता-- (उदहिष्ट ) 7] 
शक्ति---( उत्साह )--संज्ञाओं के साथ लूगकर इंससे 
विशेषण और अव्ययीभाव समास बनाये जाते हैं 
--उर्दाचस्‌, उच्छिख, उद्बाहु, उन्निद्रम, उत्पथयम और 
उद्दामम आदि । 

उदक्‌ ( अव्य० ) [ उद्‌ + अज्च--क्विन्‌ ] उत्तर की ओर, 
के उत्तर में, ऊपर ( अपा० के साथ )।. 

उदकम्‌ [ उन्द--ण्वल नि० नलोपः: ] पानी,-- अनीत्वा 
पद्धुतां धलिमुदक नावतिष्ठते--शि० २।३२४, । सम०» 
- अन्त: पानी का किनारा, तट, तीर--ओदकान्‍्ता- 
त्सनिग्वो जनोइनगन्तव्य' इति श्रयते--श ० ४,--अथिन 
(वि० ) प्यासा,-आधार: जलाशय, हौज, कुआँ,---उन्द- 
जनः पाती का बतेन, सुराही,-- उदरम जलोदर 
( एक रोग जिसमें--पेट में पानी भर जात्ता हें ) 
-कमन्‌,---कार्यम,---क्रिया, -- दानलम मृत पव॑र्जो या 
पितरों का जल से तपंण करना--वृकोदरस्योदक- 
क्रियां कुई--वेणी ० ६, याज्ञ ०" ३।४,--क्रुभः पानी 
का घड़ा,- गाहः पानी में घुसना, स्नान करना 
--ग्रहणम पानी पीना,--दात,--दायिन, दानिक 
जल देने वाला (-4:) . पितरों को जल-दान करने 


( १९२ ) 


वाला 2. उत्तराधिकारो, बन्ध-बांघव,--दानम्‌ -- 
कर्मन,--धरः बादल,--भारः,--वोवधः पानी ढोन 
की बहंगी,---बकज्ञः गरज के साथ बोछार,--श्ञाकम 
कोई भी बनस्पति जो जल में पैदा होती हँ,--शान्ति 
( स्त्री० ) ज्वर दूर करने के लिए रोगी के ऊपर 
अभिमंत्रित जल छिड़कना--तु ० शान्त्यृदकम्‌, - स्पशेः 
शरीर के विभिन्‍न अंगों पर जल के छोींट देना 
--हारः पानी ढोने वाला कहार । 

उदक ( कि ) छल ( धि० ) [ उदक+लच्‌, इलच्‌ या | 
पनीला, रसेदार, जलमय । 

उदकेचर: [अल॒क स० |] जलूचर, जल में रहने वाला जन्तु । 

उदक्त (वि०) [ उद्‌-+-अज्च्‌ +क्त | उठाया हुआ, ऊपर 
को उभारा हुआ,--उदक्तमदक कपात--सिद्धा ० । 

उदकक्‍्य (वि०) [ उदकमहँति--दण्डा ०---उदक-+यत ] 
जल की अपेक्षा करन वाला,--क्या ऋतुमती स्त्री 
रजस्वला स्त्री । 


उदग्र ( वि०) [उद्गतमगत्न॑ यस्य---ब० स० ] . उन्नत 
शिखर वाला, उभरा हुआ, ऊपर की ओर संकेत करता 
हुआ, यथा--“दंत 2. लूंबा, उत्तंग, ऊंचा, उन्नत, 
उच्छित ( आल्ुं० )--उदग्रदशनांशभि:--शि० २।२१, 
४१९, उदग्र: क्षत्रस्थ शब्दः---रघृ० २।५३, उदग्र- 
प्लतत्वात्‌--श० १।७, ऊँची छलांगें 3. विपुल विशाल 
विस्तृत बड़ा--अवन्तिनाथो5्यम॒दग्रबाहु:--रघ० ६।३२ 
4. वयोवृद्ध 5. उत्कृष्ट, पूज्य, श्रेष्ठ, अभिवद्ध, वर्धित 
एस मंगलोदपग्रतरप्रभाव:--रघू० २।७१, ९।६४ 
१३।५० 6. प्रखर, असहय (तापादिक ), 7. भीषण, 
भयावह--संदध दशम॒दग्रतारकाम--रघु० ११।६९, 
8. उत्तेजित प्रचण्ड, उललसित--मदोदग्रा: ककु अन्तः 
“-"-रंघघृ० ४|२२ | 

उदडु: [उद-+-अज्चू+घजा |] (तेल आदि रखने के लिए ) 
चमड़े का बतंन, कुष्पा । 


उदच्‌, उदठ्च [ उद्‌--अञज्च्‌--क्विप्‌ | ( पूं०--उदऊह, 
तप्‌ ०--उदक, स्त्री०--उदीची ) 4. ऊपर की ओर 
मडा हुआ, या जाता हुआ, 2. ऊपर का, उच्चतर 3 
उत्तरी, उत्तर की ओर मड़ा हुआ 4. बाद का | सम० 
“अद्ठिः उत्तरी पहाड़, हिमालय,--अथनस (--उत्त- 
रायण ), भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर सूय को प्रगति 
“आवृत्ति: (स्त्री० ) उत्तर दिशा से लौटना,--उदगा- 
वृत्तिपथेन नारद: -रघ्‌० ८।३३,--पथः उत्तरी देश 
--प्रवण | [ धि०) उत्तरोन्मख, उत्तर की ओर झका 
आ,--मख (थि० ) उत्तराभिमख, उत्तर की ओर मंह 
कय हुए--उत्पतोदकमख: खम्‌- -मेघ० १४ । 
उदझूचनस्‌ [उद-+अज्च-- ल्यूट | . बोका, डोल,-उदज्चन 
सरज्जूं पुरः चिक्षप--दश० १३०, 2. उदय होता 
हुआ, चढ़ता हुआ 3. ढकना, ढक्‍्कन । 


उदझु्जलि (वि०) [ ब० स० | दोनों हथेलियों को मिला 
कर संपुट बनाये हुए । 

उदण्डपालः [ अत्या० स० | 4. मछली 2. एक प्रकार का 
साँप । 

उदधिः दे० 'उदन्‌' के नीच । 


उदन (नपुं०) [उन्द-+कनिन्‌ ८८ उदक इत्यस्य उदन्‌ आदेश: | 
जल, (यह शब्द प्रायः समास के आरभ या अन्त मे 
प्रयकत होता है, और कम० के द्वि० व० के पद्चात 
-उदक' के स्थान में विकल्प से आदेश होता हू, सवनाम- 
स्थान में इसका कोई रूप नहीं होता, समास में अन्तिम 
न्‌ का लोप हो जाता हूँ उदा० उदधि, अच्छोद, क्षीरोद 
आदि) । सम०-कुंभः जल का घड़ा-मनु० २।१८२, 
३।६८,-ज (वि०) जलीय, पनीला,-धानः 4. पानी का 
बतेन 2. बादल,-धथि: . पानी का आशय, समुद्र -उदधे- 
रिव निम्तगाशतेष्वभवन्नास्य धिमानना क्वचित्‌ --रघु ० 
८।८, 2. बादल, 3. झील, सरोवर + पानी का घड़ा 
- कन्या, तनया, सुता समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, मेखला 
पथ्वी, राजः जलों का राजा अर्थात्‌ महासागर,-सुता 
लक्ष्मी, द्वारका (कृष्ण की 'राजधानी ) ,-नपात्रम्‌ ,--त्री 
पानी का घड़ा, बतन,--पानः--नम कएँ के निकट 
का जोीहड़ या कुआँ, मंडकः (शा०) कुएँ का मेंढक 
( आलं० ) अनभवहीन, जो केवल अपने आस-पास 
की वस्तुओं का ही सीमित ज्ञान रखता हूँ >तु० कूप- 
मंडक, --पेषम्‌ लेप, लेई, पेस्ट,--- विन्दुः जल को बूद 
क० ५।२४,-- भार: जल धारण करने वाला अर्थात 
बादल,--मन्यः जो का पानी,--सान:--नम्‌ आढक 
का पचासवाँ भाग,--मेघः पानी बरसाने वाला बादल, 
>>लावणिक (वि० ) नमकीन या खारी,--बच्तर: 
बादल को गरज के साथ बौछार, पानी की फुआर, 
-वासः जल में रहना या बसति;सहस्थरात्रीरुदवास- 
तत्परा--कु० ५१२७,--वाह (थि०) पानी छाने वाला 
>हैं:) बादल,--वाहनम्‌ पानी का बर्तन,--- शरावः 
पानी से भरा कसोरा,--हिवत्‌ [उदकेन जलेन र्वयति | 
छाछ, मट॒ठा ( जिसमें दो भाग पानी तथा एक भाग 
मट्ठा हो ),--हरण: पानी निकालने का बतेंन । 


उदन्तः | उदगतोड5न्तो यस्य--व० स० | 4. समाचार, 
गप्तवार्ता, प्रा विवरण, वर्णन, इतिवृत्त--श्रुत्वा राम 
प्रयोदन्‍्तं---रघ० १२॥६६, कान्तोदन्त: सुहृद्पगतः 
सजद्रमात्किचिदुन:--मेघ० १०० 2. पवित्रात्मा, साधु । 

उदन्तक: | उदन्त--कन्‌ | समाचार, गुप्त बात । 

उदन्तिका [ उद--अन्त्‌ +णिच्‌+ण्वुल--टापू इत्वम्‌ | 
संतोष, संतृप्ति । 

उदन्य ( थि० ) [उदक--क्यच नि० उदन्‌ आदेशः- क्विप्‌ | 
प्यासा,-- नया प्यास,---निवं त्यंताम्दन्या प्रती का र 
>जेणी० ६, भट्टि ० ३।४० । 


( १९३ ) 


उदन्वत्‌ ( पृ० ) [ उदक--मतुप्‌, उदन्‌ आदेश:, मस्य वः ] 
समुद्र-उदन्वच्छन्राभःज्बाल्राठ १८, रघृु० ४॥५२, 
५८, १०।५, कु० ७।७३। 

उदय: [ उद-+-४-- भच्‌ ] . निकलना, उगना ( आलं० 
भी )-चंद्रोदय इवोदधे:---रघु० १२।३६, २।७३ ऊपर 
जाना 2. आविर्भाव, उत्पादन--घनोंदय: प्राकू--श ० 
9।३०, फलोदय--रघ्‌ ० १॥५, फल का निकलता या 
निष्पन्न होना--कु० ३।१८ 3. सृष्टि ( विप० प्ररूय ) 
कु० २।८ 4. पूर्वाद्रि (उदयाचलर---जिसके पीछे से सूर्य 
का उदय होना माना जाता है )-उदयगढ़शशा ड्ूमरी- 
चिभि:--विक्रम ० ३।६ 5. प्रगति, समद्धि, उदय 
(विप० “व्यसन )--तेजोद्यस्थ युगपद्ठथसनोदयाभ्या म्‌ 
>+श० ४।१, रघ० ८।८४, ११॥७३, 6. उन्नयन 
उत्कष, उदय, वद्धि--उदयमस्तमयं च रघद्वहात--- 
रघु० ९॥८९, 7. फल, परिणाम 8. निष्पन्नता, पूर्णता 
--उपस्थितोदयम्‌--रघधु० ३॥१, प्रारम्भसदशोदय 
१।१५, 9. लाभ, नतफा 0. आय, राजस्व 4. ब्याज 
42. प्रकाश, चमक। सम०--अच्कलः,--अद्विः, 
--गिरि:,--पर्वतः.--शलः पूर्व दिद्या में होने वाला 
उदयाचल, जहाँ से सूर्य और चन्द्रमा का उदय होना 
माना जाता हँ--उदयगिरिबनालोबालमन्दारपुष्पम्‌ 
>-उद्धूट, श्रितोदयाद्र रभिसायमुच्चकः--शि० ११६, 
तत उदयगिररिवैक एव--मा० २।१०,--अस्थः उदया- 
चल का पठार जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना 
समझा जाता है । 

उदयनम [उद--३--ल्‍ल्यट ] . उगना, चढ़ना, ऊपर जाना 

परिणाम,--नः 4. अगस्त्य मनि 2. वत्सदेश का 

राजा--प्राप्यावन्तीनुदयनकथाको विदग्रा मवृद्धान्‌-मेघ ० 
३०, (उदयन प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा था, यह वत्सराज 
के नाम से विख्यात हे । उदयन कौशाम्बी में राज्य 
करता धा । उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता 
ने उसे स्वप्न में देखा, तथा देखते ही वह उस पर 
मोहित हो गई। चण्ड महासेन ने उदयन को धोखे 
से पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया, परन्तु 
बाद में मन्त्री के द्वारा मक्‍त किये जान पर वह 
वासवदत्ता को उसके पिता तथा अपने प्रत्तिद्न्द्दी से 
निकाल कर ले भागा । रत्नावही नामक नाटिका का 
नायक भी उदयन हैं । इसके जीवन की घटनाओं 
के आधार पर और कई रचनाएँ हो चुकी हूं) 
दे वत्स भी । 

उदरम्‌ [| उद+ऋ--अप्‌ | 37. पेट- दृष्प्रोद रप्रणाय 
>-मेत्‌० २११९, तु० कृशोदरी, उदरंभरिं आदि 
किसी वस्तु का भीतरी भाग, गह्र, तडाग पंच० 
२।१५० रघृ० ५॥७०, त्वां कारयामि कमलोदरबन्ध- 
नस्थम--श ० ६।१९, १।१९, अमरु ८८, 3. जलोदर 

है 


रोग के कारण पेट का फूल जाना--तस्य होदरं जज्ञे 
50त० 4. वध करता । सम०--आध्यमानः पेट का 
फू्लना,---आमय: पेचिश, अतिसार,--आवतें: नाभि 
---आवेष्टः केचआ, फीताकृमि,--त्राणम . वक्षस्त्राण 
या अँगिया, कवच या जिरहवरु्तर जो केवल छाती पर 
पहना जाय 2. पेट को कसन॑ वाली पट्‌टी,--पिज्ञाच 
(वि०) पेट, खाऊ, (बहुभोजी जिसकी भूख राक्षसों 
जसी होती है ), (-चः ) भोजनभट्र,-- प्रम॒ (अव्य०) 
जब तक पूरा पेट न भर जाय--उदरपूरं भुक्‍ते 
>फसिद्धा ०, पेट भर कर खाता हे,-पोषणम ,--भरणम्‌ 
पेट भरना, पालन पोषण करना,---शय (वि० ) पेट के 
बल लेट कर सोने वाला (--यः) अभ्रण,--सववंस्व 
पेट, बहुभोजी, स्वादलोलप, (जिसके लिए पेट ही सब 
कुछ हूं | 
उदरथिः [ उद+ऋ--धधिन्‌ ] . समुद्र 2. सूर्य । 
उदरंभरि (वि०) [ उदर-|- भ्‌ -- इन, मुमागमः ] . केवल 
अपना पेट भरने वाला, स्वार्थी 2. पेट, बहुभीजी । 
उदरवत्‌,---उदरिक--_ल (वि०) [ उदर-+मतुप्‌ मस्य 
व:, उदर-- ठन्‌, इलचू वा | बड़ी तोंद वाला, स्थल- 
काय, मोटा । 
उदरिन्‌ (वि०) [ उदर-|-इनि |] बड़ी तोंद वाला, मोटा, 


स्थलकाय,-- णी गर्भवती स्त्री 
उदक: [उद--अक (अर्च )+घम्म --उद्‌ +ऋच -- यझु 
+ध्ा ] 4. (क) अन्त, उपसंहार,--सुखोदक म्‌ 


>-का० ३२८, (ख) फल, परिणाम, किसी क्रिया का 
भावी फल--किन्तु कल्याणोदकक भविष्यति---उत्तर० 
४, प्रयत्न: सफलोदक एव--मा० ८, मन ० ४१७९, 
११।१० 2. भविष्यत्काल, उत्तरकाल । 

उदचिस्‌ (वि०) [ ऊध्वंमाचि: शिखाउस्य ब० स० ] चमकने 
वाला, ऊपर की ओर ज्वाला विकीर्ण करने वाला, 
ज्योतिमंय, उज्ज्वल--.स्फ्रन्नर्दाच: सहसा तृतीयादक्षण 
कृशान: किल निष्पपात--कु० ३॥७१, ७।७९, रघ० 
७।२४, १५।७६,--( १०) 4. अग्नि-प्रक्षिप्योर्दाचषं 
कक्षे गेरते तेपभिमास्तम--शि० २।४२ २०५५, 
2. कामदेव 3. शिव । 


उदवसितम्‌ | उद्‌--अब + सो-- क्त | घर, आवास । 

उदश्न (वि० ) [ उद्गतान्यश्रृणि यस्य--ब० स० ] फट-फूट 
कर रोने वाला, जिसके अविरल आँसू बह रहे हों 
रोने वाला--रघ० १२॥।१४, अमर ११ । 

उदसनस [ उद--अस+ल्यद | . फंकना, उठाना, सीधा 
खड़ा करना 2. बाहर निकाल देना । 

उदास (वि०) [ उद--आ-+दा-+क्त ] 4. उच्च, उन्नत 
-- अन्वर्य:---का ० ९२, वेणी ० १, 2. भद्र, प्रतिष्ठित 
3. उदार, वदान्य 4. प्रसिद्ध, विख्यात, महान-ललितो- 
दात्तमहिमा--भामि० १।७९, 5. प्रिय, प्रियतम 


$ के ।ै 


6. उच्च स्वराघात दे० नी०,-त्त:ः 4. उच्च 

। उच्चैरुदात्त:--पा० १।२॥२९, 
ताल्वादिष स्थानष्ध्वेभाग निष्पन्नोह्न॒दात्त:--सिद्धा ० 
अनुदात्त के नीचे भी दे०,--निहन्त्यरीनंकपदे य 
उदात्त: स्वरानिव--शि० २॥९५, 2. उपहार, दान 
3. एक प्रकार का वाद्य---उपकरण, बड़ा ढोल,---त्तम॒ 
(अलं० शा०) एक अलंकार---सा० द० ७५२, तु० 
काव्य ० १०, उदात्तं वस्तुनः संपन्महतां चोपलक्षणम्‌ । 

उदानः [उद-अनू-- घछक्म | 4. ऊपर को सांस लेना 2 
सास लेना, श्वास, 3. पांच प्राणों में से एक जो कण्ठ 
से आविभंत होकर सिर में प्रविष्ट होता हँं--अन्य 
चार हं:---प्राण, अपान, समान और व्यान | --स्पन्द- 
यत्यधरं वकत्र गात्रनंत्रप्रकोपन:, उद्दंजयति मर्माणि 
उदानो नाम मारुत: । 4. नाभि । 

उदायुध (वि०) [ब० स०] जिसने शस्त्र उठा लिया है, 
शस्त्र ऊपर उठाये हुए--मनुजपशुभिनिमंय दिंभंवद्ध्धि- 
रुदायुधे, वेणी० ३।२२; उदायुधानापततस्तान्दुप्ता- 
न्प्रक्ष्य राघव:---रघ्‌ु ० १२।४४ । 

उदार (वि०) [उदर्आ-+-रा+क] (. दानशील, म॒क्‍त- 
हृदय, दानी 2. (क) भद्र, श्रेष्ठ--स तथति विनंतुरुदा- 
रमते--रघु० ८॥९१ ५॥१२, भग० ७।१८ (ख) 
उच्च, विख्यात, पृज्य,-- कीत:--कि० ११८, 3 
ईमानदार, निष्कपट, खरा 4. अच्छा, बढ़िया, उमदा 
--उदारः कल्प:--श० ५ 5. वाग्मी 6. बड़ा, विस्तृत, 
विशाल, शानदार--रघ० १३॥७९,---उदा रनेपशथ्य- 
भताम-- ६, 6. मल्यवान वस्त्र पहन हुए 7. सुन्दर 
मनोहर, प्यारा--कु० ७।१४, शि० ५।२१,--रम 
(अव्य ०) जोर से--शि० ४३२३ । सम०---आत्मन 
--चैतस्‌ - चरित,--सनस्‌--तत्त्व (वि०) विशाल- 
हृदय, महामना--उदारचरितानां तु वसुधव कुट॒म्बकम्‌ 
-“हि० १, - धी (वि०) उदात्त प्रतिभाशील, अत्यन्त 
ब॒ुद्धिमान्‌ू--रघु० ३।३०,--दर्शन (वि) जो देखने में 
सुन्दर है, बड़ी आंखों वाला--कु० ५१३६ | 

उदारता [उदार--तल--टाप्‌] 4. मक्तहस्तता, 2. समद्धि 
(अभिव्यक्ति की )--वचसामू--मा० १।७। 

उदास (वि०) [उदर-+-अस्‌--घजञा ] तटस्थ॑, वीतराग 
बेलाग,---सः, . निःस्पह, दाशनिक 2. तटस्थता 
अनासक्ति । 

उदासिन _(वि०) [ उद-+-आस्‌ +णिनि | 7. निःस्पृह्द, 

तत्त्ववेत्ता । 

उदासीन (वि०) [उद्‌--आसू --शानच्‌ ] 4. तटस्थ, बेलाग 
निष्क्रिय--तहशिनमदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः--कु० 
२॥१३, (भौतिक संसार की रचना में कोई भाग न 
लेते हुए) दे० सांख्य 2. ( विधि में ) अभियोग से 
असंबद्ध व्यक्ति 3, निष्पक्ष ( जंसा कि राजा या 


राष्ट्र ) न: . अजनबी 2. तटस्थ --भग० ६।९ 
3. सामान्य परिचय । 

उदास्थितः [उद-+आ-+स्था-+-क्त ] . अधीक्षक 2. द्वार- 
पाल 3. भेदिया, गृप्तचर 4. तपस्वी जिसका ब्रत 
भद् हो गया है । 

उदाहरणम्‌ [उद-+आ+ह॒+ल्युटद| 4. वणन, प्रकथन 
कहना 2. वर्णन करना, पाठ करना, समालाप आरंभ 
करना-अधाड््िरसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुषु-कु० ६॥५५ 
3. प्रकथनात्मक गीत या कबिता, एक प्रकार का 
स्तृुतिगान जो 'जयति' जैसे शब्द से आरंभ हो तथा 
अनप्रास से यकत हो--चरणेभ्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं 
श्र॒त्वा--विक्रम ० १, जयोदाहरणं बाह्योगाॉपयामास 
किन्नरानू--रघ० ४॥७८, विक्रम० २।१४, (येन 
केनापि तालेन गद्यपद्यसमन्वितम, जयत्यपक्रमं मालि- 
न्यादिप्रासविचित्रितम्‌, तदुदाहरणं नाम विभकत्यष्टाज़ 
संयतम--प्रतापरुद्र ॥ 4. निद्शन, मिसाल, दष्टांत- 
-समलघातमघध्तन्त: परान्नोद्यन्ति मानिन:, प्रध्वंसितान्ध- 
तमसस्तत्रोदाहरणं रवि:॥ शि० २।३३ 5. (न्या० 
में) अनुमानप्रक्रिया के पांच अंगों में से तीसरा 
6. (अलं० दा० ) दष्टान्त' जो कुछ अलंका रशास्त्रियों 
द्वारा अलंकार माना जाता हे>-यह अर्थान्तरन्यास 
से मिलता जूलता हें--उदा० अमितगणो5पि पदार्थो 
दोषणकेन निन्दितो भवति, निखिलरसायनराजो गन्धे- 
नोग्रेण छशन इव । रस०, (दोनों अलंकारों में भेद 
स्पष्ट करने के लिए “उदाहरण के नी० दे० रस०) ! 

उदाहारः [ उद--आ+ ह+॑घरछ ]. मिसाल या दृष्टांत 
2. किसी भाषण का आरम्भ | 

उदित (भू० क० कृ०) [ उद-+-३-क्त | 4. उगा हुआ 
चढ़ा हुआ--उदितभूयिष्ठ:---मा० १, भामि० २।८५ 
2. ऊँचा, लंबा, उत्तंग 3. बढ़ा हुआ, आवधित 4 
उत्पन्न, पैदा हुआ, 5. कथित, उच्चरित (वद्‌ का 
यडल्त रूप) । सम०--उदित (वि०) शास्त्रों में 
पर्ण-शिक्षित । 

उदीक्षणम | उद-+-ईक्ष--ल्यूट | 
2. देखना, दृष्टिपात करना । 

उदीची [| उद-+अज्च्‌-+क्विन-+-हरझीप्‌ ] उत्तर 
--तैनोदीचीं दिशमनसरे:--मेघ० ५७। 

उदीचीन (वि०) [ उदीची--ख ] . उत्तर दिशा की ओर 
मड़ा हुआ 2. उत्तर दिशा से संबंध रखने वाला। 

उदीच्य (वि०) | उदीची--यत्‌ | उत्तर दिशा में होने या 
रहने वाला,--च्यः 4. सरस्वती नदी के पश्मिमोत्तर 
में स्थित एक देश 2. (ब० व०) इस देश के निवासी 
---रघ० ४।६६,---च्यम एक प्रकार की सुगन्ध । 

उदीपः [ उदगता आपो यत्र--उद--अप (ईप) ब० स० | 
बहुत पानी, जलप्लावन बाढ़ । 


ऊपर की ओर देखना 


दिशा, 


.#... 


( १९५ ) 


उदी रणम [ उद--ईर-+ल्यट | 4. बोलना, उच्चारण, 
--अभिव्यंजना उद्घातः प्रणवो यासां न्याय स्त्रिभिरुदी- 
रणम्‌ू---कु० २।१२, 2. बोलना, कहना 3. फकना 
(शस्त्रादिक का) चलाता । 

उदीर्ण (भू० क० कृ०) | उद्‌-+ईर्‌-+-क्त | . बढ़ा हुआ, 
उगा हुआ, उत्पन्न 2. फूला हुआ, उन्नत 3. वधित, 
गहन । 

उदुम्बरः दे ० उड़म्बर । 

उद्खल -- उलखल । 

उद्ढा [ उद--वह +क्‍क्त--टाप्‌ ] विवाहित स्त्री । 

उदेजय (वि०) [ उद--एज-+-णिच-- खश |] हिलाने वाला 
कंपाने वाला, भयंकर---उदेजयान्‌ भूतगणान न्यषघीत्‌ 
>-मेद्रि० १११५ । 

उदगतिः (स्त्री०) [ उद-+गम्‌-+ क्तिन्‌ ] . ऊपर जाना, 
उठना, चढ़ना 2. आविर्भाव, उदय, जन्मस्थान 3. वमन 
करना । 

उदगन्धि (वि०) [ उदगतो गन्धोहस्य--ब० स० इत्वम |] 


रघु० २६।४७ 2. तीब्र गंध वाला | 

उदगमः [ उद+गम्‌--घज_ ] . ऊपर जाना, (तारों 
आदि का), उगना चढ़ना--आज्यधमोदगमेन--श ० 
१।१५, 2. (बालों का) सीध खड़े होना--रोमोद्गम: 
प्रादुरभदुमाया:--फकु० ७॥७७, मालवि० ४।१ अमर 
३६, 3. बाहर जाना, बिदा 4. जन्म, उत्पत्ति, रचना 
-पारिजातस्योदगस:--मा ० २, आविर्भाव--फलेन 
सहका र॒स्य पुष्पोदगम इव प्रजा:-रध्‌ ० ४॥९, कतिपय- 
कुसुमोद्गम: कदम्ब:--उत्तर० ३॥२०, अमरु ८१, 
उभार, उन्नयन 6. (किसी पौध का) अंकुरण--हरित- 
तृणोद्गमशद्भुया मृगीभि:--कि० ५॥३८, 7. वमन 
करना, उगलना । 

उदगमनम्‌ | उद्‌--गम्‌ + ल्यूट्‌ |] उगना, दिखाई देना । 

उद्गसनीय (स० क्ृ०) | उद--गम--अनीयर | ऊपर 
जान या चढ़ने के योग्य, --बम्‌ धुले कपड़ों का जोड़ा 
(तत्स्यादुदूगमनीय॑ यद्धौतयोवेंस्त्रयोयंगम्‌ ) -घौतोद्गम- 
नीयवासिनी---दश ० ४२, गृहीतपत्यद्गमनीयवस्त्रा-- 
कु० ७।११ (यहाँ मल्लि० “उ-?' का अनवाद “घौतवस्त्र 
करते हूँ और कहते हूँ कि “यगग्रहणं तु नासिकाभि 
प्रायम्‌ दे० वहीं) 

उदगाढ (वि०) [ उद+गाह -+क्त ] गहरा, गहन, अत्य- 
घिक, अत्यंत---उद्गाढरागोदया:---मा० ५॥७, ६॥६, 
“5ेमू आधिक्य,-- (अव्य० ) अत्यधिक, अत्यन्त । 

उदगात (पुृं०) [ उद+गें+तच्‌ | यज्ञ के मख्य चार 

ऋत्विजों में से एक जो -सामवेद के मंत्रों का गान 

करता हैं । 

उद्गारः | उद-+ग्‌+घक ] . (क) निष्कासन, थकना, 


वमन करना, कह डालना, उत्सर्जन--खर्जरीस्कन्ध- 
नद्वानां १५४५ के, ० ४॥५७, भतूं० २।३६, 
मेघ० ६३,६९, शि० १२॥९, (ख) क्षरण, प्रवाह दिल 
में भरी हुई बात का बाहर निकालना--रघु० ६।६० 
महावी० ६।३३, 2. बार बार कहना, वर्णन--मा० 
२।१३, 3. थक, लार 4. डकार, कंठगजन । 

उद्गारिन्‌ (वि०) [ उद--गू+णिनि ] 4. ऊपर जाने 
वाला, उगने वाहा 2. वर्मन करने वाला, बाहर भेजने 
वाला--रघु ० १३।४७ | 

उदगिरणम [ उद+ग+ल्यूट | !. वमन करना 2. थक 
या लार गिराना 3. डकारना 4. उन्म लन । 


उद्गोतिः (स्त्री०) [ उद--गै-+-क्तिन ] ॥. 
गान करना 2. सामवेद के मन्त्रों का मान 
छंद का एक भेंद--दे ० परिशिष्ट । 
उदगीथः | उद--गै-+-थक्‌ | . सामदेद के मंत्रों का गायन 
(उदगाता का पद) 2. सामवेद का उत्तरार्ध--भूयांस 
उदगीथविदो वसन्ति--उत्तर० २॥३, 3. 'ओओोम जो 
परमात्मा का तीन अक्षरों का नाम हैं । 
उदगोण (वि०) [ उद्‌-+ग्‌+-क्त | . वमन किया हुआ 
2. उगला हुआ, बाहर उडेला हुआ । 
उद्गूण (वि०) [ उद+ग्र--क्त | ऊँचा किया हुआ 
ऊपर उठाया हुआ--वेणी ० ६।१२ । 
उद्यग्रन्थ: | उद- ग्रन्थ --- घञ्म ] अनभाग, अध्याय । 
उद्ग्रन्थि (वि०) [ ब० स० |] बन्धनमुक्त (आलं० भी) । 
उदग्रहः.--हणम | उद्‌- ग्रह +अचू ल्यूद वा | 4. लेना 
उठाना, 2. एसा काय जो धामिक अनुष्ठान अथवा 
अन्य कृत्यों से सम्पन्न हो सकता हैं 3. डकार । 
उदग्राहः | उद-ग्रह +घक्म | 7. उठानाया लेना, 2 
वाद का उत्तर देना, प्रतिवाद । 
उद्ग्राहणिका [ उदु- ग्रह + णिच्‌ +युच्‌+ टो५+क, 
इत्वम | वाद का उत्तर देना । 
उदग्राहित (भ० क० कृ०) [ उद+ ग्रह +- णिच-+-क्त | 
. ऊपर उठाया हुआ या लिया हुआ 2. हटाया हुआ 
3. श्रेष्ठ, उन्नत 4. नन्‍्यस्त, मकक्‍त किया गया 35. बद्ध, 
द्ध 6. प्रत्यास्मत, याद किया गया । 
उदग्रीव, उदग्रीविन (वि०) [उचन्नता ग्रीवा यस्य--ब० 
स०, उचन्नता ग्रीवा--प्रा० स०--उद्ग्रीवा-+ इनि | 
गदन ऊफ्र उठाय॑ हुए--उदमग्रीवेमंयूरे--मालवि ० 
१।२१, अमरु ६३ 
उद्धः | उद+हन+ड ] !. श्रेष्ठता, प्रमखता (समास के 
अन्त में) ब्राह्मणोद्घ:--एक श्रेष्ठ ब्राह्मणग--उद्घा- 
दयदव नियतलिज्ा न तु विशेष्यलिड्भा:--सिद्धा ० 
तु० मतल्लिकामचर्चिका ग्रकाण्डमुद्घतल्लजौ, प्रशस्त- 
वाचकान्यमनि---अमर ० 2. प्रसन्नता 3. अंजलि 4. 
अग्नि 5. नमूना ६. शरीरस्थित आंगिक वायु । 


स्वर से 
3. आर्या 


( १९६ ) 


उद्घनः [| उद--हन्‌-+-अप्‌ ] लछकड़ी का तख्ता जिस पर 
बढ़ई लकड़ी रख कर घड़ता हैँ, आगड़ी --लौहोद्घन- 
घनस्कन्धां ललितापघनां स्त्रियम-भट्ठि ० ७।६२ । 

उद्घदटनम्‌-ता | उद+घट्ट-+ल्युटू, युच वा | रगड़, 
"से टकराना--मेघ० ६१। 

उद्धर्षणम्‌ [उद्‌-+-घुष्‌--ल्युट्‌ | . रगड़ना, घोटना-यस्यो - 
द्घर्षणलोष्टक रपि सदा पृष्ठ न जात: किण:--मुच्छ ० 
२॥११, 2. सोटा । 

उद्घाटः | उद--घट्‌--घझा | चौकीदार या चौकी 
(जिसमें सैन्य संरक्षक दल ठहरे) । 

उद्घाटकः [उद्‌-+-घट्‌+-णिच-+-प्वुल्‌ | . कुंजी 2. कुए 
की रस्सी और डोल, कुएँ की चर्खी (--कम्‌ भी ) । 

उद्घाटन (वि०) (स्त्री०--नो) [उद्‌-घट्‌--णिच्‌ -- 
ल्यूट ] खोलना, ताछा खोलना--धर्मं यो न करोति 
निन्दितमतिः स्वरगर्गलोद्घाटनम्‌-हि ० १।१५३,--नम्‌ 
. प्रकट करना--वेणी० १ 2. उन्नत करना, ऊपर 
उठाना 3. कुंजी 4. कुएँ पर की रस्सी व डोल, पानी 
निकालने की चर्खी । 

उदघातः [ उद--हन्‌+-घछआ ]. आरंभ, उपक्रम--उद्‌- 
घातः प्रणवो यासाम---कु० २।१२, आकुमारकथोद्घात॑ 
शालिगोप्यो जगुयेश:-रघृ० ४॥२० 2. संकेत, उल्लेख 
3. प्रहार करता, घायल करना 4. प्रहार, थप्पड़, 
आघात 5. हचकोला, झकझोरना, (गाड़ी आदि का) 
धचका-शि० १२॥२, रघ्‌० २।७२, वेणी० २॥२८, 6. 
उठना, उन्नत होना 7. म॒दगर 8. शस्त्र 9. पुस्तक 
भाग, अध्याय, अनभाग, परिच्छेद । 

, उद्घोष:ः [ उद्‌-+-घुष्‌-- घछा_] . ऊँची आवाज में कहना 
ढिढो रा पीटना 2. सबंजन प्रिय बात, सामान्य विवरण । 

उहंशः | उद--दंश्‌--अच्‌ ] त. खटमल 2. जूँ 3. मच्छर । 

उद्ृण्ड (वि०) [ अत्या० स० ]. जिसका तना, डंठल या 
घ्वज उठा हुआ हो--उदहृण्डपद्म गृहदीघिकाणाम्‌ू-रघु० 
१६।४६, धवलातपत्रा: मा० ६, 2. मजबूत, भयानक । 
सम ०-- पालः . दंड देने वाला 2. एक प्रकार को 
मछली 3. एक प्रकार का साँप । 


उहन्तुर (वि०) [प्रा० स० ] 4. जिसके दाँत लंबे, या 
बाहर निकले हुए हों 2. ऊँचा, लंबा 3. भयानक, 
मजबूत । 

उद्दानम | उद्‌--दो--ल्युट्‌ ] . बंधन, कैद--उद्धाने क्रिय- 
माणं तु मत्स्यानां तव रज्जुभि:--महा० 2. पालतू 
बनाना, वश में करना 3. मध्यभाग, कटि 4. चूल्हा, 
अंगीठी, 5. वडवानल । 

उद्दान्त (वि०) [उद्‌-- दम्‌-+-क्त | . ऊ्जेस्वी 2. विनीत । 

उद्दाम (वि०) | ग० सं० ]. निर्बंध, अनियंत्रित, निरंकुश, 

.. मक्‍त-शि० ४॥१० 2, (क) सबल, सशक्त--पंच ० 
३।१४८ (ख) भीषण, नशे में चूर--स्रोतस्युद्याम- 


कर 


दिग्गजे--रघु० १।७८--शि० ११।१९ 3. भयावह 

4. स्वेच्छाचारी 5. अतिबहुल, विशाल, बड़ा, अयधिक 

>>मेघ० २५, रत्ना० २।४,--भः . यम 2. वरुण, 

--सम्‌ (अव्य०) प्रचण्डता के साथ, भीषणतापूर्वक, 

बलपूवेक---अद्योहामं ज्वलिष्यतः--उत्तर० ३।९ । 

उहालकम्‌ | उद-+-दल--णिच्‌-+- अच्‌--कन्‌ | एक प्रकार 
का शहद, लसोड़े का फल । 

उद्दित (वि०) [ उद--दो-क्त | बंधा हुआ, बद्ध । 

उहिष्ट (भू० क० क्ृ०) | उद+दिश्‌-क्त | 4. बताया 
हुआ, विशिष्ट, विशेष रूप से कहा गया 2. इच्छित 
3. चाहा हुआ 4. समझाया गया, सिखाया गया ।_ 

उद्दीपः [ उद+-दीपू+ घछझा ] !. प्रज्वलित करने वाला, 
जलाने वाला 2. प्रज्वालक । 

उद्दीपषक (वि०) [ उद्‌+दीप्‌+-णिच्‌+-ण्वुल | !. उत्तेजक 
2, प्रकाशक, प्रज्वालुक । 

उद्दीपनम्‌ [उद्‌+-दीपू--णिच्‌--ल्‍ल्युट्‌ | 4. जलाने वाला, 
उत्तेजना देने वाला 2. (अलं० शा०) जो रस को 
उत्तेजित करे, दे० “आलंबन' 3. प्रकाश करना, जलाना 
4. शरीर को भस्म करना। 

उद्दीघ्र (वि०) [उद्‌-+दीप्‌+-रन्‌ | चमकता हुआ, दहकता 
हुआ,--प्र:/--प्रम्‌ गुग्गुल । 

उद्दृष्त | उद्‌+-दुप्‌ू+कक्‍्त | घमंडी, अभिमारी । 

उद्देशः [उद्‌-- दिश-- घछ्_| . संकेत करने वाला, निदेश 
करने वाला 2. वर्णन, विशिष्ट वर्णन 3. निदशन, 
व्याख्यान, दृष्टान्त 4. निरचयन, पृच्छा, समन्वेषण, 
खोज 5. संक्षिप्त वक्तव्य या वर्णन--एष तूदशतः 

. प्रोक्‍्तो विभूतेविस्तरों मया--भग ० १०।४०, 6. दत्त- 

कार्य 7. अनुबन्ध 8. अभिप्राय, प्रयोजन 9. स्थान, 
प्रदेश, जगह--अहो प्रवातसुभगो5्यमुहेश:--श० रे, 
मालबि० ३॥। 

उद्देशकः | उद--दिश्‌+ण्वुल |] !. निदेशन, दृष्टांत 
2. (गणित में) प्रशइत, समस्या । 

उद्देदय (सं० क्ृ०) [उद्‌+दिश्‌्--ण्यत्‌ | . उदाहरण देकर 
स्पष्ट करने या समझाये जाने के योग्य 2. अभिप्रेत, 
लक्ष्य--श्यम 4. लक्ष्याथं, प्रोत्साहक 2. किसी उक्ति 
(क्रिया) का कर्ता, (विप० विधेय ) दे” 'अनुवाद्य भी । 

उद्द्योत:ः [उद्‌--युत्‌-- घछा ] . प्रकाश, प्रभा (शा० और 
आलं० )-त्रिभिनेंत्रें: कृतोद्योतम्‌--महा ०, कुलोद्द्ोत- 
करी तव---रामा० अलंकृत करते हुए 2. किसी पुस्तक 
के प्रभाग, अध्याय, अनुभाग या परिच्छद । 

उद्द्रावः [उद--द्र+- घञ्ण_] भागना, पीछ हटना । 

उद्धत (भू० क० क्ृ०) [उद्‌-+-हन्‌+क्त] ?. ऊंचा किया 

हुआ, उन्नत, ऊपर उठाया हुआ--लाझ्गूलमुद्धतं धुन्वन्‌ 

--भट्ठि० ९।७ आत्मोद्धतेरपि रजोभिः--श० ौै।८, 

उठाई हुई, रघु० ९।५० हांफा हुआ--कि० ८५३ 


(| १९७ ) 


2, अतिशय, अत्यन्त, अत्यधिक 3. अभिमानी, निरर्थक, 
व्यय फूला हुआ--अक्षवधोद्धत:--रघु० १२।६३ 
4. कठोर 5. उत्तेजित, भड़काया हुआ, प्रचंड 'मनोभव- 
रागा--कि ० ९।६८, ६९, मदोद्धता: प्रत्यनिल विचेरु: 
कु० ३।३१ 6. शानदार, राजसी--धी रोद्धता. नमयतीव 
गतिधंरित्रीम्‌--उत्तर ० ६।१९, अक्खड़, अशिष्ट,--तः 


राज-मल्ल । सम०--मसनस,--मनस्क (बि०) दम्भी, 
अहंकारी, धमंडी । 
उद्धति: (स्त्री०) [उद्‌-+-हन्‌--क्तिन्‌ | !. उन्नयन 2. घमंड 


अभिमान,/--शिं ० 
4. प्रहार । 


उद्धम: [उद्‌-+ध्मा+ श-- धमादेश: ] ।. आवाज निकालना, 
बजाना 2. घोर सांस लेना, हॉफना । 

उद्धरणम्‌ [उद्‌-+-ह --ल्यूट] . निकालना, बाहर करना, 
(वस्त्रादिक) उतारना 2. निचोड़ना, निस्सारण, 
उखाड़ लेना,--कंटक” मनु ० ९१२५२, चरक्षषोरुद्धर- 
णम्‌--मिता ०, 3. उद्धार करना, मुक्त करना, अभय 
करना--दीनोद्ध रणो चितस्य---रघु ० २।२५, स बन्धुर्यों 
विपन्नानामापदुद्ध रणक्षम:--हि० १।३, 4: उन्मलन 
ध्वंस, पदच्यति 5. उठाना, ऊपर करना 6. वमन 
करना 7. मोक्ष 8. ऋणपरिशोघ । 

उद्धतुं-उद्धारक (वि०) [उद्‌-- (ह)धृु-+ तृच्‌, ण्वुल वा] 
ऊपर उठाने वाला 2. साझीदार, संपत्ति का हिस्सेदार ! 

उद्धष (वि०) [उद-+हष्‌्+घञजा ] खश, प्रसन्न--बथें: 
बहुत प्रसन्नता 2. किसी कार्य को संपन्न करने के लिए 
उत्त रदायित्व लेने का साहस 3. उत्सव (घामिक पवे)। 

उद्धषणम्‌ [उद्‌--हृष्‌+ ल्युट्‌ | . प्राण फूंकना 2. रोमांच 
होता, पुलक । 

उद्धवः [उद+हु+अच | 4. यज्ञाग्नि 2. उत्सव, पव॑ 3. 
इस ताम का यादव जो कृष्ण का चाचा तथा मित्र था 
(जब अक्रर द्वारा कृष्ण मथुरा ले जाये गये, ती गोकुल 
वासियों ने उद्धव से मथरा जान और वहां' से कृष्ण को 
वापिस लिवा लाने की प्राथना की । यादवों के अवश्य॑- 
भावी बिनाश को देख कर उद्धव कृष्ण के पास गये 
और पूछा कि अब कया करें, कृष्ण ने तब उद्धव को 
बतलाया कि वह बदरिकाश्रम जाकर तपस्या करें 
तथा स्वर्गंलाभ करं। “उद्धवदृत' और “उद्धक्‍संदेश 
की रचना का धिषय उद्धव हूं ) 

उद्धस्त (व०) [ब० स०] हाथ आग पसारे हुए या 
उठाय॑ हुए 

उद्घधानम [उद्‌-+धा+ल्युट] 4. चल्हा, अंगीठी, यज्ञकुण्ड 
2. उगल देता, वमन करना । 

उद्धान्त (वि०) [उद्‌-+हा-+-झ बा० |] उगला हुआ, वमन 
किया हुआ,-- तः हाथी जिसके मस्तक से मद चूना 
बन्द हो गया हो । 


२१२८, 3. अक्खड़पना, चृष्टता 


उद्घधारः [उद-- ह -- घञ्म ] . खींचकर बाहर निकालना, 
निस्सारण 2. मुक्ति, त्राण, बचाव, अपमोचन, छुट- 
कारा 3. उठाना, ऊपर करना 4. (विधि में) पैतृक 
सम्पत्ति में से पथक किया गया वह भाग जिसका 
लाभ केवल ज्यष्ठ पुत्र ही उठा सके, छोट भाइयों को 
दिय जाने वालेए भाग के अतिरिक्त वह अंश जो 
कानूनन बड़ भाई को ही मिले--मन ० ९।११२, 5 
युद्ध को लूट का छठा भाग जिसका स्वामी राजा होता 
हे--मनु० ७।९७, 6. ऋण, 7. सम्पत्ति का फिर से 
प्राप्त हो जाना 8. मोक्ष । 

उद्धारणम्‌ [उद--ह (ध्‌)-+णिच्‌--ल्युट] . उठाना ऊँचा 
करना 2. बचाना, भय से मनिकारू लेना, छटकारा 
मक्ति । 


उद्धुर (वि०) [ उद-- धुरु+क] . अनियन्त्रित, निरंकुश 
मुक्त 2. दृढ़, निरशंक 3. भारी, भरप्र--शि० ५।६४ 
4. मोटा, फूला हुआ, स्थल 5. योग्य, सक्षम--भामि ० 
४]४० | 

उद्धत (भू० क० कृ०) [उद-+ध्‌+-क्त ] 4. हिलाया हुआ 
गिरा हुआ, उठाया हुआ, ऊपर फेंका हुआ--मा रुत- 
भरोद्धतो5षपि धुलिब्रज:--धन ० 2. उन्नत, ऊँचा । 

उद्धननम | उद--घ--ल्यट, नगागम: | 4. ऊपर फेकना 
उठाना 2. हिलाना । 

उद्धपनम [ उद-- धप्‌-- ल्यूट | धनी देना, धपाना । 

उद्धस्‍लनम [ उद-बल--णिच -- ल्यूट | चुरा करना 
पीसना; धूल या चूरा बुरकना--भस्मोद्धलन 
-कीव्य० ९१० | 

उद्धषणम्‌ [ उद्‌--धृष्‌ +ल्युट्‌ | रोंगट खड़े होना, पुलकना 
रोमांचित होना । 

उद्धत (भू० क० कृ०) [ उद-ह (ध)-+क्त | . बाहर 
खींचा हुआ, निकाला हुआ, निचोड़ कर निकाला हुआ 
2. उठाया हुआ, उन्नत, ऊंचा किया हुआ 3. उखाड़ा 
हुआ, उन्मूलित--उद्धतारि:--रघु ० २।३० । 


उद्धतिः (स्त्री०) [ उद-+-ह (ध)--क्तिन ] . खींच कर 
बाहर निकालना, निचोड़ना 2. निचोड़, चना हुआ 
संदभ 3. मुक्त करना, बचाना 4. विशेषतः पाप से 
मक्ति दिलाना, पवित्र करना, मोक्ष--चयन्ते तीर्थानि 
त्वरितमिह यस्योद्ध तिविधौ---गंग। ० २८ । 

उद्ध्मानम्‌ | उद--ध्मा--ल्यट | अंगीठी, चल्हा, स्टोव । 

उद्धचचः [ उज्ञत्यदकमिति मल्लि ०--उद्‌ -- उज्झ + क्यप, 
नि० उज्झघंत्वम | एक दरिया का नाम- --तोयदागम 
इवोद्धायभिद्ययो:--रघु ० ११॥८ । 

उदबन्ध (वि० ) [अत्या० स० |] ढीला किया गया-ध:,-धनम्‌ 
. बंवना, लटकना 2. स्वयं फांसी लगा लेना 

उद्बन्धकः | उद--बन्ध-ण्व॒लू |] वर्णसंकर जाति जो धोबी 
का काम करती हँ--तु०--उशना--आयोगवेन 


| १९८ )ै 


विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविन:, तस्थेव नृपकन्यायां 
जात: सूनिक उच्यते । सूनिकस्य नृपायां तु जाता 
उद्बन्धका: स्मताः, निणजयंय्‌ वस्त्राणि अस्पृशाइच 
भवन्त्यतः । 

उदबल (वि०) [ ब० स० | सबल, सशक्त । 

उद्बाष्प (वि०) [ ब० स० | अश्नुपरिपृ्ण, अश्लुपरिषप्लावित 
कि० ३।५९ | * 

उदबाहु (वि०) [ ब० स० | भुजाए ऊपर उठाये हुए 
भजाओं को फंलाय हुए--प्रांशुलभ्यें फले लोभादुद्बा- 
हुरिव वामन:-- रघु ० १३ । 

उदबद्ध (भू० क० कृ०) [ उद-+बुध्‌+क्‍त ] . जागा 
हुआ, जगाया हुआ, उत्तंजित 2. खिला हुआ, फंला 
हुआ, पूर्ण विकसित--मा० १।४०, 3. याद दिलाया 
गया 4. प्रत्यास्मत । 

उदबोधः,---धनम्‌ [ उद्‌--बुध्‌-+- णिच्‌-- घञ्ण , ल्युट्‌ वा | 
. जगाना, ध्यान दिलाना 2. प्रत्यास्मरण करता, 
उठाना--ननु कथं रामादिरत्याद्य॒ुदुबोधकारण: सीता- 
दिभि: सामाजिकानां रत्यूदूबोध:--सा० द० ३, इसी 
प्रकार--रस । 

उदबोधक (वि०) [ उद--ब॒ध्‌-- णिच्‌+ ण्वुल ] . ध्यान 
दिलाने वाला, 2. उत्तंजना देन वाला,--कः सूर्य । 

उद्धूट (वि०) [ उद--भट्‌--अप | |. श्रेष्ठ, प्रमुख--पदे 
पदे सन्ति भटा रणोद्धटा:-नै० १।१३२ 2. उत्कृष्ट 
महानभाव,--ट: 4. अनाज फटकने के लिए छाज 
2. कछवा । 

उद्धवः | उब्‌-+ भू+- अप्‌ | . उत्पत्ति, रचना, जन्म, प्रसव 
(शा० तथा आलं० ) इति हेतुस्तदुद्ववे--काव्य ० १, 
याज्ञ ० २३८०, बहुधा समास के अन्त में “से उत्पन्न 
अर्थ को प्रकट करता हँ--ऊरू:ड्रूबवा--विक्रेम ० १३ 
मणि राक रोज व:---रघ्‌ ० ३।१८ 2. स्रोत, उद्गमस्थान 
3. विष्ण । 

उद्भावः | उद-+भू-+घज | ॥. 
औदाय । 

उद्धावनम्‌ [ उद--भू+णिच्‌ --ल्युट्‌ | 4. चिन्तन, कल्पना 
2. उत्पत्ति, उत्पादन, सृष्टि 3. अनवधान, उपेक्षा 
अवहेलना । 

उ:्धावयित (वि०) [ उद+भू+णिच्‌--तृच्‌ | ऊपर 
उठाने वाला, उत्कृष्ट बनाने वाला । 

उद्धासः | उद +- भास -- घञ_ | चमक, प्रभा। 

उद्भासिन, उद्भासुर (वि०) [ उद्धास--इनि, घुरच्‌ वा | 
देदीप्पमान, चमकीला, उज्ज्वल; --विभषणो:ड्भासि 
पिनद्धभोगि वा-कु० ५।७८ मुच्छ ० ८।३८, अमरु ८१। 

उज्धिद (वि०) [ उद्‌- भिद्-- क्विप्‌ ] उगने वाला, अकुर 
फंटने वाला--[पू ०) . पौधे का अंकु र--अछकु रोडभि- 
नवोख्टिदि--अमर० 2. पौधा 3. झरना, फ़ोवारा । 


उत्पत्ति, सन्‍तति 2, 


(पौधे 
--ज्जः) पोधा,--विद्या 


सम०--ज (वि०) (उद्धिज्ज) फटने वाला, 
की भाँति) उगने वाला--[ 
वनस्पति विज्ञान । 
उचख्दिद (वि०) [उद्धिद-+क] फटने वाला, उगने वाला । 
उदभत (भू० क० कृ०) [ उद-+-भू-+कक्‍्त | . जात, 
उत्पन्न, प्रसूत 2. (शा० तथा आलं० ) उत्तंग 3. गोचर 
जो ज्ञुनेन्द्रियों द्वारा जाना जा सके (गुणादि) । 
उदभतिः (स्त्री०) | उद-+भू--क्तिन्‌ ] . प्रजनन, उत्पा- 
दन 2. उन्नयन, उत्कषण, समद्धि --वरः शम्भ्रल ट्येष 
त्वत्कुलोद्भूतयं विधि:--कु० ६।८२ । 
उद्धंदः---4नम | उद्‌--भिद्‌+घजञ् , ल्युट्‌ वा ] . फूट 
पड़ना, बेघना, दिखाई देना, आविर्भाव, प्रकट होना 
उगना-उमास्तनोड्ूु दमनुप्रवुद्ध-कु० ७।२४, त॑ यौवनो- 
छूदविशेषकान्तं-रघु० ५१३८ शि० १८।३६ 3. निश्चर 
फौवारा 4. रोमांच जैसा कि 'पुलकोद्धूद: में । 


' उदत्नमः | उद-+- भ्रम+- घञ_ | . आधूर्णन, चक्कर देना, 


(तलवार आदि का) घ॒माना 2. घमना, 3. खेद । 

उद्श्रमणम [उद-+- भ्रम-+- ल्यूट] 4. इधर-उधर--हिलना- 
जुलना, धमना 2. उगना, उठना । 

उद्यत (भू० क० कृ०) [ उद-+यम्‌-+कत ] . उठाया 
हुआ, ऊंचा किया हुआ--असि:, पाणि: आदि 2. 
संभाल कर रखने वाला, परिश्रमी, चुस्त 3. तुला 
हुआ, तना हुआ (धनुष आदि )-कि० १।२१ 4. आमादा, 
तेयार, तत्पर, उत्सुक, तुला हुआ, लगा हुआ, व्यस्त 
(संप्र+, अधि० तथा तुमन्नन्त के साथ या बहुधा 
समास में )-उद्यत: स्वेष कर्मंसु--रघु० १७।६१, हन्तृं 
स्वजनम॒द्यता:---भग ० १।४५ जय”, वध” आदि० । 

उद्यम: | उद-- यम्‌ --- घञ्म | . उठाना, उन्नयन 2. सतत 
प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, धेयें---निशम्य चेनां तपसे 
कृतोद्य गाम्‌ कु० ५१३--शशाक मेना न नियन्तुमुयमात्‌ 
--५ दृढ़ संकल्प--उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथ:--पंच ० २।१३१ 3. तैयारी, तत्परता । सम० 
“भेत्‌ (वि०) घोर परिश्रम करने वाला--भर्तु ० 
२।७४ । 

उद्यमनम्‌ | उद-यम--ल्‍ल्यूट्‌ | उठाना, उन्नयन । 

उद्यमिन (वि०) | उद--यम्‌-+-णिनि |] परिश्रमी, सतत 
प्रयत्नशील । 

उद्यानम [ उद-+-या-+-ल्यट | 4. भ्रमण करना, टहलना 
2. बाग, बगीचा प्रमोदवन,--बाह्योद्यानस्थितहरशि- 
रश्चन्द्रिकाघौतहर्म्या--मेघ० ७, २६, ३३ 3. अभि- 
प्राय, प्रयोगोन । सम ०--पाल:,--पालकः,---रक्षकः 
माली, बाग़ का रखवाला, | 

उद्यानकम | उद--या-+-ल्यद-- कन्‌ ] बाग, बग्रीचा । 

उद्यापनम्‌ [ उद्‌+या--णिच्‌-- ल्युटू, पुकागम: ] ब्रतादिक 
का पारण, समाप्ति । 


( १९९ ) 


उद्योगः | उद्‌+युज्‌ -घजा_ ] . प्रयत्न, चेष्टा, काम-धंधा 
“तद्देवमिति संचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मन:---पंच० 
_ २।१४० 2. कार्य, कतेव्य, पद---तुल्योद्योगस्तव दिनक्ृ- 
तश्चाधिकारो मतो नः--विक्रम ० २११, धैये, परिश्रम । 
उद्योगिन्‌ [ उद--युज्‌+-घिनुण ] चुस्त, उद्यमी, उद्योग- 
शील । 
उद्रः | उन्दर-+- रक्‌ | एक प्रकार का जल जन्तु | 


उद्रथः | उद्गतो रथों यस्मातृ-ग० स० ]. रथ के धरे की 
कील, सकेल 2. मर्गा । क्‍ 

उद्रावः | उद-+-रु+-घछ्ण | शोरगुरू, कोलाहल । 

उद्रिक्त (भु० क० कृ० ) [| उद--रिच्‌--क्त ] ॥. बढ़ा 
हुआ अत्यधिक, अतिशय 2. विशद, स्पष्ट । 

उद्रज (वि०) | उद्‌+रुज्‌ू---क ] नष्ट करने वाला, जड़ 
खोदने वाला (तट--आदि ) यथा 'कूलमुद्रज' में । 

उद्रेकः [उद्‌- रिच्‌--घज्ण_ | वृद्धि, आधिक्य, प्राबल्य, प्राचुय 
-ज्ञानोद्रेकादिघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा:--वेणी ० 
१।२३, गत्वोद्रेक जधनपुलिने--शि० ७।७४॥ 

उद्वत्सरः [| उद्‌--वस्‌ -+सरन्‌ ] वर्ष । 

उद्धपनम्‌ | उद्‌--वप्‌--ल्युट ] 4. उपहार, दान 2. उडे- 
लना, उखाड़ना । क्‍ 

उद्वमनम्‌,-उद्घान्तिः (स्त्री०) | उद्‌--वम्‌ +ल्युट, क्तिन 
वा | वमन करना, उगलना । 

उद्धतेः [ उद-+व॒ृत्‌+घजणा _] ॥. अवशेष, आतिशय्य 
2. आधिक्य, बाहुलय 3. (तेल, उबटन आदि) सुगंधित 
पदार्थों की मालिश । 


उद्वतानम्‌ [| उद्‌-+-व॒त्‌ +ल्यूट ] 4. ऊपर जाना, उठना 
2. उगना, बाढ़ 3. समृद्धि, उन्नयन 4. करवट बदलना, 
उछाल लेना--चटुलरुशफरोद्वतेनप्रेक्षितानि--मेघ० ४० 
5. पीसना, चूरा करना 6. सुगंधित उबटन आदि 


पदार्थों का शरीर पर लेप करना, या पीडा आदि को. 


दूर करने के लिए सुगंधित लेप । 

उद्धधनम्‌ | उद्‌+वृध्‌--ल्युट्‌ ] 4. वृद्धि, 2. दबाई हुई 
हेसी । 

उद्ृह (वि०) [उद्‌--वह --अच ] . ले जाने वाला, आगे 
बढ़ने वाला 2. जारी रहने वाला, निरन्तर रहने वाला 
(वंश आदि ), कुल”---उत्तर० ४, इसी प्रकार रघद्वह” 
४२२, रघु० ९९, ११/५४,--हः . पुत्र 2. वाय 
के सात स्तरों में से चौथास्तर, 3. विवाह,--हा 
पुत्री । 

उद्ददनम | उद-+वह +ल्यूट ] . विवाह करना 
2. सहारा देना, संभाले रखना, उठाये रखना--भवः 
प्रयुकतोद्व हनक्रियाया:---रघु० १३॥१, १४२०, रघु० 
२।१८, कु० ३।१३ 3. ले जाया जाना, सवारी करना 
मन ० ८।३७० । 

उद्दान (वि०) ['उद्‌-+वन्‌-+धडठ्ण ] वमन किया हुआ, 


उगला हुआ,--नम . उगलना, वमन करना, 
2. अंगीठी, स्टोव । 

उद्दान्त (वि०) [ उद्‌+वम्‌-+-क्‍्त ] . वमन किया हुआ 
2. मद रहित (हाथी) । 

उद्बापः | उद्‌ + वप्‌+- घझा | . उगलना, बाहर फेंकना 
2. हजामत करना 3. ( तक० में) पूर्व पद के 
अभाव में पश्चवर्ती उत्तरांग के अस्तित्व का अभाव 
(विल्सन ) । 

उद्घासः | उद-- वस्‌-+-घक ] 4. निर्वासन 2. तिलांजलि 
देना 3. वध करना । 


उद्घासनम्‌ | उद्‌-- वस्‌--णिच-|- ल्यूट ] 4. बाहर निकालना, 
निर्वासित कर देना 2. तिलांजलि देना 3. (आग से) 
निकालकर दूर करता 4. वध करना । 

उद्बाहः | उद्‌+-वह +-घजा ] . संभालना, सहारा देना 
2. विवाह, पाणिग्रहण--असवर्णास्वयं ज्ञेगो विधि- 
रुद्गवाहकर्मणि- मनु ० ३।४३ (स्मृतियों में आठ प्रकार 
के विवाहों का वर्णन हैं --ब्ाह्मो देवस्तथा चार: प्राजा- 
पत्यस्तथासुरः, गांधर्वो राक्षसदर्चव पैशाचइ्चाष्टम: 
स्मृत:) । 

उद्दाहनस्‌ [उद्‌-+-वह --णिच्‌--ल्युट्‌] . उठाना 2. विवाह, 

नी . बंधनी, रस्सी 2. कौडी, वराटिका । 

उद्दाहिक (वि०) | उद्बाह--ठन्‌ ] विवाह से संबंध रखने 
वाला, विवाह विषयक (मंत्रादिक) मन॒ु० ९॥९५ । 

उद्वाहिन्‌ (वि०) [ उद्‌-+-वह --णिनि ] !. उठाने वाला, 
खींचने वाला 2. विवाह करने वाला,जनी _ 
रस्सी, डोरी । 

उद्विग्न (भू० क० कृ०) [ उद-+विज्‌--क्‍्त | संतप्त, 
पीडित, शोकग्रस्त, चितित । 

उद्योक्षणम्‌ [ उदू-वि--ईक्ष--- ल्यूट | ।. ऊपर की ओर 
देखना 2. दृष्टि, आँख, देखना, नजर डालना--सखी- 
जनोद्वीक्षणकौमुदीमुखम्‌---रघ ० ३१ 


उद्दीजनम्‌ [ उद्‌--वीज्‌ --ल्युट ] पंखा झलना। 

उद्वृहणम्‌ | उद्‌--बृह -+ल्युट्‌ | वर्घेन, वृद्धि । क्‍ 

उद्वृत्त (भू० क० कृ०) [ उद्‌--वृत्‌--क्त ] . उठाया 
हुआ, ऊंचा किया हुआ 2. उमड़कर बहता हुआ, 
उमड़ा हुआ--उद्वृत्त: क इव सुखावह: परेषाम--शि ० 
८।१८ (यहाँ 'उद्वृत्त का अर्थ “विचलित, दुवंत्त' है )। 

उद्वंगः | उद--विज्‌-- घझछझ ]. कांपना, हिलना, लहराना 
2. क्षोभ, उत्तजना--भग० १२।१५ ३. आतंक, भय 
“-शान्तोद्ेेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या--मेघ ० 
२६, रघु० ८।७ 4. चिन्ता, खेद, शोक 5. विस्मय, 
आइशचय,---गम सुपारी । 

उद्देजनम्‌ [| उद्‌-|-विज्‌-|- ल्युट ] . क्षोभ, चिन्ता 2. पीडा 


ष्ध््क 


पहुंचाना, कष्ट देना-उद्वेजनकरैदेण्डेश्चिक्नयित्वा प्रवास- 


ा। 


यंत--मनु० ८।३५२, 3. खेद । 


$ २०० ) 


उठ्देंदि (वि०) [ उल्नता वेदियंत्र ब० स० ] जहाँ आसन 
या गद्दी ऊंची हो--विमानं नवम॒द्वंदि--रघु० १७।९ । 


उद्दंप: [ उद-- वेप-|- अच्‌ ] हिलना, कांपना, अत्यधिक 
कपकंपी । 
उद्देल (वि०) [ उत्क्रान्तो वेलामू--अत्या० स० ] . अपने 


तट से बाहर उमड़ कर बहने वाला (नदी आदि) 
--रघु० १०।३४, का० ३३३ 2. उचित सीमा का 
उल्लंघन । 
उद्देल्ित (भू० क० कृ०) [ उद--वेल्ल --क्त | हिलाया 
हुआ, उछाला हुआ,---तम हिलाना, झझोड़ना 
उद्देश्ट्न (वि०) [ ग० स० ] . ढीला किया हुआ---कया- 
चिद॒द्वष्टनवान्तमाल्य --रेघध ० ५७|६, कु | ।॥१ ७, 
2: बन्चनमक्ता बन्धचनरहित,-- नम . घेरा डालना 
2. बाड़ा, बाड़ 3. पीठ या कहहों में पीड़ा 
उद्दोढ़ (१०) [ उद्‌--वह +त्‌च्‌ ] पति। 
उधस्‌ ( नपुं० ) [ उन्द्‌+-असुन्‌ ] एन, औड़ी दे० 
'ऊधस । 
उन्द (र॒ुधा० पर०) (उनत्ति, उत्त--उन्न) आद्रें करना, 
तर करना, स्नान करना--या: पृथिवीं पयसोन्‍्दन्ति । 
उन्दनम्‌ [ उन्द--ल्यूट्‌ | तर करना, आद्र करना । 
उन्दरु:, उन्दुरः, उन्दुरुल, उन्दूरु:| उन्द--उर--उझू वा | 
मसा, चहा । 
उच्चत (भू० क० कृ०) [ उद+नम्‌+कत | 4. उठाया 
हुआ, उन्नत किया हुआ, ऊपर उठाया हुआ (आलं० 
भी )--भते ० ३।२४, शि० ९।७९, नतोन्नतभूमिभागे 
“-श० ४१४ 2. ऊंचा (आलं० भी ) रूम्बा, उत्तुंग, 
बड़ा, प्रमुखस--रघ ० १।१४, विक्रम० ५१२२, कि० ५। 
१५, १४।२३, 3. मांसल, भरा-प्रा (स्त्री का वक्षस्थलू 
आदि ),--तः अजगर,--तम्‌ 4. उन्नयन 2. उत्थान, 
ऊंचाई । सम०--आनत (वि०) उन्नत और दलित, 
विषम--बन्ध रं तून्नतानतम्‌ू--अमर ०,---चरण ( वि० ) 
- दुर्दान्‍्त,--शिरस (वि०) अहँमन्य, बड़ा घमंडी । 
उन्नतिः (स्त्री०) [ उद्‌न-नम्‌-- क्तिन्‌ ] . उन्नयन, ऊँचाई 
(आलं० भी ) नीच दे० 'उन्नतिमत्‌' 2. उत्कषं, मर्यादा, 
अभ्यदय, समद्धिं-स्तोकनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्य- 


घधोगतिम--पंच० १।१५०, शि० १६।२२, भामि० १ 


४०--महाजनस्य॒संपके: कस्य नोन्नतिकारक:--हि ० 
३ ३3. उठाना। सम०--ईद्वः गरड़, (उन्नति का 
स्वामी ) 

>> उच्नति (वि०) [ उन्नति --मतुप्‌ ] उन्नत, उभरता हुआ 
फूला हुआ (जैसे कि स्त्री का वक्षस्थल )--सा पींनो- 
चतिमत्पयोधरयगं धत्ते--अपरु ३०, शि० ९॥७२ । 

उच्नमनम | उद+नम+#+ल्यट | 4. ऊपर उठाना, ऊचा 
करना 2. ऊंचाई । 

उन्नद्न (वि०) [ उद-नम्‌-रन्‌ ] खड़ा, सीधा, उत्तृग, 


ऊंचा (आलं० भी)--उन्नम्रताम्रपटमण्डपमण्डितम 
तत--शि० ५।३१। 

उन्नय:, उन्नायः | उद-+नी-+-अच्‌, घञ्ण वा ]॥. उठाना, 
ऊचा करना 2. ऊंचाई. उन्नयन 3. साददश्य, समता 
4. अटकलरू । 

उम्नयनम [ उद-+नती+ल्युट । 4. उठाना, ऊंचा करना 
ऊपर उठाना 2. पानी खींचना 3. पर्यालोचन, विचार- 
विमश 4. अटकल । 


उन्नस (वि०) [ उन्नता नासिका यस्य ब० स०] ऊंची नाक 
वाला,-- उन्नसं दघती वकत्रम---मद्धि० ४॥१८ । 

उन्नादः [ उदद+नद-+घज_ | चिल्लाहट, दहाड़, गृंजन, 
चहचहाना । 

उन्नाभ (वि०) [ उन्नता नाभियंस्थ--ब० स० ) जिसकी 
नाभि उभरी हुई हो, तुृंदिल, तोंद वाला । 

उन्नाहः [ उदद+नह #+ंघण ] . उभार, स्फीति 2. 
बाँधना, बंधनयुक्‍त करना,--हम्‌ चावलों के माँड़ से 
बनी काँजी । 

उन्निद्र (धि०) [ उदगता निद्रा यस्य--ब० स० ] [. निद्रा 
रहित, जागा हुआ-त्ताम्‌ न्विद्रामवनिशयना सौधवाताय- 
नस्थ:--मेघ० ८८ विगमयत्य न्निद्र एवं क्षपाः--श ० 
६४, म॒द्रा० ४ 2. प्रसृत, पूर्णविकसित. मुकुछित 
(कमल आदि )-उन्निद्रपुष्पाक्षिसहश्रभाजा--शि० ४। 
१६, ८।२८ । 

उच्नेत [| उद-नी-+-तृच्‌ ] उठाने वाठा--(प्‌० ) यज्ञ के 
१६ ऋत्विजों में से एक । 

उन्मज्जनम | उद--मस्ज--ल्यट | बाहर निकलना, पानी 
से वाहर निकलना । 

उन्मत्त (भू० क० कृ०) [ उद+मद्‌--कक्‍त ] . मद्यप, 
नशे में चूर 2. विक्षिप्त, उन्मत्त, पागल--द्वावत्रोन्मत्तौ 
>+विक्रम० २, मनु० ९।७९, 3. फूला हुआ, उच्छित, 
वहशी--पंच० १।१६१, शि० ६।३१ 4. भूत या प्रंत 
से आविष्ट--औयाज्ञ > २३२, मनु० ३।१६१, (वात- 
पित्तर्लेष्म संनिपातग्रहसंभवेनो पसष्ट:--मिता ० ) , -त्तः 
धत्रा। सम०-कीतिः,-वेशः शिव,-गंगम्‌ एक देश का 
नाम (यहाँ गंगा भीषण कल्‍लोल करती हुई बहती है) 
-दशन,-रूप (वि० ) देखने में पागल,-प्रफिति (वि०) 
पागल को बहक [ ) पागल के शब्द । 

उन्मयनम [ उद--मथ--ल्यट | . झाड़ना, फंक देना 2 
बच करना,---अन्योन्यसूतोन्मथनात्‌ृ--रघु ० ७५.२ । 

उन्मद (वि०) [ उदगतो मदो यस्य--ब० स० |] . नशे 
में चर, शराबी, रघ० २।९, १६।५४ 2. पागरू 
क्रीधोददीप्त, उडाऊ---शि० १०४, १६।६९ 3. नशा 

करने वाला, मादक-मधुकराड्नया मुहुसन्मदघ्वनिभृता 

निभताक्षरमज्जगे--शि० ६।२०,--द:ः . विक्षिप्ति 

2. नशा । 


([ २०१ ) 


उन्‍्सदन  (वि० ) [ उद्भूतो मदनोज्स्य--ब० स० | प्रेम- 
पीडित, प्रेमोददीप्त--तदाप्रभृत्युन्मदना पितुगृहे--कु० 
+॥५५। 

उन्मदिष्ण (वि०) [ उद-मद--इष्णुच | 4. पागरू 
2. नश में चर, जिसने मदिरा पी हुई हो 3. जिसे मद 
चूता हो (हाथी) 

उन्‍्मनस्‌ू-नस्क (वि०) [ उद्श्रान्तं मनो यस्य--ब० स० 
कप च | . उत्तेजित, विक्षब्ध, संक्षव्ध, बेचेंन--रघु ० 
११।२२, कि० १४।४५ 2. खद प्रकट करना, किसी 
मित्र के बिछोह से उदास 3. आतुर, उत्सुक, 
उतावला । 

उन्मतायते (ना० धा०, आ०--उनन्‍्मनीभू ) बेचैन होना, 
मन में क्षब्ध होना । 

उन्मन्थः: [ उद्‌-+मन्थ्‌-- घत्म | 4. क्षोभम 2. वध करना, 
हत्या करना । 

उन्सन्थनम [ उद्‌-+मन्ध्‌ +- ल्यूट्‌ ] 4. हिलाना, क्षुब्ध करना 
2. वध करना, हत्या करना, मारना 3. (लकड़ी 
आदि से) पीटना । 

उनन्‍्मयख (वि०) [ब० स० |] प्रकाशमान, चमकीला--रघु ० 
१९।६९ | 

उनन्‍्मदनम [ उद-मद-+-ल्यट | 4. रगड़ना 
2. मालिश करने के लिए सुगंधित (तंलादिक ) 

उन्‍्माथः: [ उद-+मथ्‌-+घजण्ा | . यातना, अतिपीडा 
2. हिला देता, क्षब्ध करना 3. वध करना, हत्या करना 
4. जाल, पाश । 

उन्माद (वि०) [ उद+मद--घजञ | . पागल, विक्षिप्त 
2. असंतुलित,--दः 4. पागलपन, विक्षिप्ति- अहो 
उन्माद: --उत्तर० ३ 2. तीब्र सक्षोभ 3. विदक्षिप्तता, 
सनक (मानसिक विकार) 4. (अलं० शा० में) ३३ 
संचारिभावों म॑ं से एक--चित्तसंमोह उन्माद: काम- 
शोकभयादिभि:--सा ० द० ३, या विप्रलम्भमहापत्ति- 
परमानन्दादिजन्माउन्यस्मिन्नन्यावमास उन्माद:--रस० 
5, खिलना--उन्माद॑ं वीक्ष्य फ्मानाम--सा० द० २। 


उन्मादत (वि०) [ उद+मद+णिच्‌--ल्यूटू | पागरू 
बना देने वाला, मादक,--नः कामदेव के पाँच वाणों 
मसे एक । 
उन्मानम्‌ [ उद-|-मा-+ल्यट ] . तोलना, मापना 2. माप, 
तोल 3. मल्य । 
उनन्‍्मागें (वि०) [ उत्क्रान्तः मार्गातृू-अत्या ० स० | कुमागगे- 
गामी,--में: . कुमागे, सुमार्ग से विचलन (आलं० भी ) 
अनक्ति आचरण बरी चाल--उन्माग्गंप्रस्थितानि 
इंन्द्रियणि--का० १६५, प्रवतक:--१० ३,---गम्‌ 
(अव्य० ) भूला-मटका--पंच० १।१६१ | 
श्मामक | | उद-+-मज--णिच्‌-- ल्यट | रगड़ना, पोंछना 
टाना । 


२६ 


सलना 


उन्मिति: [ उद--मा-+क्तिन | नाप, तोल, मूल्य । 
उन्मिश्न( थ्ि० ) [ प्रा० स० ] मिलाजजुला, चित्र- 
विचित्र । 
उन्मिबित (भू० क० कृ०) [ उद-मिष्‌-+कक्‍त | खुला 
हुआ (आँख आदि), खिला हुआ, फूलाया हुआ, 
--्तम्‌ दृष्टि, झलक--कु० ५१२५ । 
उन्मोलः [उद्‌-- मील -|-घज्म ल्यूट वा] . (आखों 
) खोलना, जागति 2. प्रकाशित करना, खोलना 
“-उत्तर० ६।३४५ 3. फुलाना, फक मारना । 
उन्‍्मख (वि०) (स्त्री०--खी) [| उद--ऊछ्व॑ मुख यस्य 
>-ब० स० ] 4. मह ऊपर की ओर उठाय हुए 
ऊपर देखते हुए--अद्रें: श्वड़ं हरति पवनः किस्विदि- 
त्यन्मखीभि:--मेघ ० १४,१००, रघृ० १।३९, ११॥२६, 
आश्रम १५३ 2. तैयार, तुला हुआ, निकटस्थ, 
उद्यत-- तमरण्यसमाश्रयोन्मुखहम्‌ू---रघ्‌ू ० ८।१२, बन 
में चले जाने के लिए तत्पर--१६।॥९, ३।१२ 
3. उत्सुक, प्रतीक्षक, उत्कंठित-- तस्मिन्‌ संगभिनामा्ये 
जाते परिणयोन्मुखे--कु० ६।३४, रघु० १२।२६, 
६।२१, ११॥२३ 4. शब्दायमान, शब्द करता हुआ 
-“क%० ६॥२। 
उन्मृखर (वि०) [ प्रा० स० | ऊँचा शब्द करने वाला, 
कोलाहलमय । 
उन्मुद्र (धि०) [ उद्गता मद्रा यस्मात्‌ृ--ब० स० | . बिना 
महर का 2. खुला हुआ, खिला हुआ, (फूल को 
भाँति) फला हुआ । 
उन्‍्मलनम [ उद-मल-|-ल्यूट | जड़ से फाड़ लेना, 
उखाड़ना, मूलोच्छेदन करना--न पादपोन्मूलनशक्ति 
रंहः--रघु० २३४ । 
उन्‍्मेदा [ प्रा० स० | स्थलता, मोटापा । 
उन्मेष:--घणम [उद्‌--मिष्‌ +-घज्ण , ल्यद वा| 4. (आखों 
का) खोलना, पलक मारना--म॒द्रा ० ३३२१, 2. खिलना 
खलना, फलना-उनमेषं यो मम न सहते जाति-वरी 
सिशायाम--काव्य ७६ १०, दीघधिकाकमलोन्मेष: कु० 
२।३३ 3. प्रकाश, कौंध, दीप्ति -सतां प्रन्नोन्मेष:--- 
त॑० २।११४ विद्य॒दुन्मेषदृष्टिम्‌-- मेघ० ८१ 4. जाग 
जाना, उठना, दिखलाई देना, प्रकट होता, ज्ञान -- 
शा० ३।१३। 
उन्मोचनम | उद--मच्‌-+ल्यट | खोलना, ढीला करता । 
उप (उप०) . यह उपसमगं क्रिया या संज्ञाओं से पूवे रूम 
कर निम्नांकित अथ॑ प्रकट करता हु--(क) निकटता 
संसक्ति---उपविज्ञति, उपगच्छति (ख ) शक्ति, योग्यता 
--उपकरोति (ग) व्याप्ति-उपकी्ण ( घ ) परामश, 
शिक्षण (जों अध्यापक द्वारा प्राप्त हो) उपदिशति, 
उपदेश ( डः) मृत्यु, उपरति--उपरत (च) दोष, 
अपराध-उपघात (छ) देना--उपनयति, उपहरति 


(२ २, 


(ज) चेोष्टा, प्रयत्न--उपत्वा नेष्य (झ) उपक्रम, 
आरम्भ--उपक्रमते, उपक्रम: (ज्य) अध्ययन---उपा- 
ध्यायद, (2) आदर, पूजा--उपस्थानम्‌, उपचरति 
पितरं पृत्र: 2. जिस समय यह उपसर्ग क्रियाओं से 
संबद्ध न होकर संज्ञा शब्दों से पूर्व लगता हैँ तो उस 
समय --सामीप्य, समता, स्थान, संख्या, कार ओर 
अवस्था आदि की संसक्ति, तथा अधीनता को भावना 
आदि अर्थों को प्रकट करता हेँ। उपकनिष्ठिका 
-केनिष्ठिका के पास वाली अंगुली, उपपुराणस्‌ 
“अनुषंगी पुराण, उपग्ररु:-सहायक अध्यापक, उपा- 
ध्यक्ष-उपप्रधान, अव्ययीभाव समासों में भी इन्हीं 
अर्थों में इसका उपयोग होता हैँ :---उपग्ज़म्‌ -- गंगाया 
समीपे, उपकलम, वनम्‌ आदि 3. संख्यावाचक शब्दों 
के साथ रूग कर संख्याबहुन्नीहि बन जाता हैं और 
5 लगभग" प्राय: तकरीबन अर्थ को प्रकट करता 
है,--उपत्रिशाः:-लगभग तीस 4. पृथक रहता हुआ भी 
यह (क) कर्म के साथ दह्वीनता को प्रकट करता हैं 
>-उपहारि सुरा:---सिद्धा० देवता हरि के निकट हैं 
(ख) अधि० के साथ यह . अधिकता और “उत्कृ- 
ष्टता! को--उपनिष्के कार्षापणम, उपपराधोें हरेगणा 
2. तथा योग या जोड़ को प्रकट करता हैं । 


उपकण्ठ:---कण्ठम [| उपगतः: कण्ठम्‌--अत्या ० स॒० | 
4. सामीप्य, सान्तिध्य, पड़ोस--प्राप तालीवनश्याममुप- 
कण्ठ महोदघे:---रघु० ४३४, १३॥४८ कु० ७५१. 
 मा० ९२ 2. ग्राम या उसको सीमा के पास 
का स्थान--- (अव्य ० ) 4. गद्दन के ऊपर, गले के निकट 
2, के निकट, नजदीक । 
उपकथा [ प्रा० स० | छोटी कहानी, किस्सा । 
उपकनिष्ठिका कनन्‍नो अंगुली के पास वाली अंगुली । 
प्करणझ््‌ [| उप-+-कृ-+ल्युृद ] 4. सेवा करना, अनुग्रह 
करना, सहायता करना 2. सामग्री, साधन, ओजार, 
उपाय---उपकरणीभावमायाति---उत्तर ० ३३, परोप- 
कारोपकरणं शरीरमू---का० २०७, याज्ञ ० २।२७६, 
मनु० ९॥२७० 3. जीविका का साधन, जीवन को 
सहारा देने वाली कोई बात 4. राजचिह्न । 
प्रकणनम्‌ | उप--कण -+-ल्यूट ] सुनना 
_पर्कांणका | उपकर्ण (अव्य० )-+-कन्‌+टापू इत्वम ] 
अफ़वाह, जनश्रति । 
उपकत्‌ (वि०) | उप+-कृ-+-तृच्‌ ] उपकार करने वाला 
अनुग्रहकर्ता, उपयोगी, मित्रवत्‌-- हीनान्यनपकत॑ णि 
प्रवद्धांति विकुवेते---रघ० १७॥५८--उपकर्नी रसा- 
दीनाम---सा० द० ६२४, शि० २।३७ । 
उपकल्पनम्‌--ना | उप-+-कृप्‌ू+णिच्‌ --ल्युटू, यूच्‌ वा | 
, तेयारो 2. कपोलकल्पित (तथ्यों का) सृजन करना 
गढ़ना । 


उपकारः | उप-+-कृन-घण | . सेवा, सहायता, मदद, 
अनुग्रह, आभार (विप० 'अपकार )--उपकारापकारी 
हि लक्ष्य लक्षणमेतयो:--- शि० २।३७, शाम्यत्प्रत्यपका- 
रेण नोपकारेण दुर्जनः--कु० २४० ३॥७३, याज्ञ ० 
२।२८४ 2. तैयारी 3. आभूषण, सजावट,--री 
. राजकीय तंब्‌ 2. महल 3. सराय, धर्मशाला | 

उपकाय (वि०) [| उप+-कृ+ण्यत्‌ | सहायता करने के 
उपयकक्‍्त --र्था राजभवन, महरल--रम्यां रघप्रतिनिधि 
सः नवोपकार्या बाल्यात्परामिव दशां मदनोध्यवास 
--रघु० ५६३, शाही खंमा--५॥४१, ११९३, 
९(२।७९, (६।५+*, ७२३.! 


उपकुडिचः,---चिका [ उप-+-कुछ्च्‌-- कि, कन्‌ टापू च] छोटी 
इलायची । 

पकुम्भ (वि०) [ अत्या० स० ]. निकटस्थ, संसकत 
2. अकेला, निवत्त, एकान्त । 

_पकुवाण: | उप-+-क#-+-शानच्‌ . ] ब्राह्मण ब्ह्मयचारी जो 
गृहस्थ बनना चाहता हूँ । 

उपकुल्या [ उप+-कुरू-+-यत्‌--ठाप्‌ ] नहर, खाई । 

उपकपसू--पे (अव्य०) [ अत्या० स०.] कुएं के निकट 
बलाशय: कुए के पास बना चबच्चा जिसम गाय भैंस 
पानी पीते हैं । 

उपकृतिः (स्त्री० )--उपक्रिया 
वा | अनुग्रह, आभार । 

उपक्रम्त:; [उप -+- क्रम +-घञा | 4. आरंभ, शरू---रामसोपक्र- 
ममाचख्यो रक्ष:परिभवं नवम्‌--रघ॒० १२॥४२ राम के 
द्वारा आरम्भ किया गया 2. उपागमन, साहस" बल 
प्वक आगे बढ़ना--मा० ७, इसी प्रकार--योषित 
सुकुमारोपक्रमा:--त० 3. उत्तरदायित्वपृण व्यवसाय 
कार्य, जोखिम का काम 4. योजना, उपाय, तरकीब, 
युक्ति, उपचार---सामादिभिरुपक्रम:---मनु ० ७१०७, 
१५९, रघु० १८।१५, याज्ञ ० १३४५, शि० २०७६, 
5. परिचर्या, चिकित्सा 6. ईमानदारी की जांच दे० 
'उपधा । 


उपक्रमणम | उप-+-क्रम+ल्यूद |] . उपागमन 2. उत्तर- 
दायित्वपूर्ण व्यवसाय 3. आरम्भ 4. चिकित्सा, 
उपचार । 

उपकऋमणिका [उपक्रमण-- डीप, कन, टाप्‌ हृस्व] भूमिका, 


| उप-+-क+-वकितनू, श 


प्रस्तावता । 

पक्रीड़ा | अत्या० स० |] खेल का मंदान, खलने का 
स्थान । 

उपक्तोश:--शनस्‌ | उप-+-क्रश+घरञ , ल्यट | निन्दा 
झिड़को, अपकषं- -प्राण॑ रुपक्रोशमली मरसेव[--रघ ० 
२॥५३ । 

उपक्रोष्ट (१०) [| उप-+-क्रश--तृच्‌ ] (जोर से रेंगता 


हुआ ) गधा । 


( २०३ )! 


उपक्व (क्वा)णम | उप+क्रण +-अप्‌ घछा वा | वीणा 
की झंकार । 

उपक्षयः | उप-+-क्षि+अच्‌ ] 4. रह करना, ह्वास, हानि 
2, व्यय । 

उपक्षेप: | उप-+-क्षिप-घक्ा ] 3, फेंकना, उछाछूना 
2. उल्लेख, इंगित, संकेत, सुझाव--कार्योपक्षेपमादो 
तनुमपि रचयन्‌--मुद्रा० ४॥३--दारुण: खलपक्षेप: 
पापस्य--वेणी ० ५ 3. धमकी, विशेष दोषारोपण । 

उपक्षेपणम्त | उप-+>क्षिपू--ल्यट्‌ | 4. नीच फेंकना, डाल 
देना 2. दोषारोपण, दोषी ठहराना । 

उपग (वि०) [उप-+गम्‌+ड | (केवल संमासाच्त में) 


. निकट जाने वाला, पीछे चलने वाला, सम्मिलित होने | 
वाला 2. प्राप्त करन बाला--मनु० १।४६, शि० 


९६।६८ । 

उपगणः [ प्रा० स० | अप्रधान श्रेणी । 

उपगत (भू० क० कृ०) 
निकट पहुंचा हुआ 2. घटित 3. प्राप्त 4. अनुभूत 
5, प्रतिज्ञात, सहमत । 

उयगतिः (स्त्री०) [ उप-+गम्‌+क्तिन ] !. उपागमन, 


निकट जाना 2. ज्ञान, जानकारी 3. स्वीकृति 4. उप- | 


लब्धि, अवाध्ति । 


उपगमतः-सनस्‌ [| उपगम्‌-+-अपू, ल्यूद्‌ वा] 4. जाना, 


आक्ृष्ट होना, निकट जाना--सीमन्ते च त्वदपगम्जं 
यत्र नीप॑ बधूताम-मेघ ० ६५, तुम्हारा आना--ब्यावते- 
तान्योपगमात्कुमारी रघु०६।६९, ९॥५० 2. ज्ञान, 
. जानकारी 3. उपलब्धि, अवाप्ति--विश्वासोपगमाद- 
४ भिन्नगतय:--श ० १।१४ 4. संभोग (स्त्री-पुरुष का) 
5. समाज, मण्डली---न पुनरवमानामपंगंसः-- हि ० 
११३६ 6. झेलना, भुगतना, अनुभव करना 7. स्वीकृति 

8, करार, प्रतिज्ञा । 


उपगिरि-रसम (अव्य०) | अव्य० स०-टचू (सेनकस्य 
मतेन) | पहाड़ के निकट,--रिः उत्तर दिशा में पहाड़ 
के समीप स्थित देश | 
उपग॒ु (अव्य०) गो के समीप,--गुः ग्वाला । 
उपगुरु: | प्रा० स० |] सहायक अध्यापक | 
उपगृूढ (भू० क० क्ृ०) 
 आलिगित,--ढंमस आछिगन 
“+- कु ० ४१७, शि० 
““भत्‌० ३॥८२, मेघ० ९७ | 
उपग्‌हनम्‌ | उप+गह +ल्यूट |] !. गप्त रखना, छिपाना 
« 2. आलिमन 3. आइचये, अचम्भा | 


उपग्रह: | उप-ग्रह +अप्‌ | . कंद, पकड़ 2. हार, | 
 भताशा-मुद्रा० ४॥२ 3. कींदी 4. सम्मिलित होना, | 
5 जोड़ना 5. अनुग्रह, प्रोत्साहन 6, लघू ग्रह (राहु, | 


केतु आदि) । 


उप-+गम्‌+त | 4. गया हुआ, | 


। उपच्ररः 


| उप+गह -+क्‍्त | गष्त, 


उपगूढानि सवेपथूनि च॒ | 
१०।८८, कंण्ठाइलेषोपगूढ़म्‌ 


उपग्रहणम्‌ | उप-+ग्रह-+-ल्युदट ] 4. पकड़ना (नीचे से) 

संभाले रखना, (जेंसा कि पादोपग्रहणम में) 2. पकड़, 
 गिरफ्तारीः 3. सहारा देना, बढ़ावा देना 4. वेदाध्ययन 

“-वेदोपग्रहणार्थाय तावग्राहयत प्रभः---रामा ० ! 

उपग्राहः | उप+ ग्रह #+घणा | ॥. उपहार देना 
2. उपहार । 

उपग्राह्मः | उप- ग्रह +ण्यत | . भेंट या उपहार 2. 
विशेष रूप से वह भेंट जो किसी राजा या प्रतिष्ठित 
व्यवित को दी जाय, नजराता । 


| उपघात: [ उप+हन्‌+घजक्ण ]4. प्रहार, चोट, अधिक्षेप 


- मसन॒० २१७९, याज्ञ० २।२५६ 2. विनाश, बर्बादी 
3. स्पश, संपर्क 4. संप्रहार, उत्पीडन 5. रोग 6. पाप । 

उपघोषणम्‌ | उप-+घृष्‌-+ ल्यट ] ढिडोरा पीटना, प्रकाशित 
करना, विज्ञापन देना | 

उपध्न: | उप-+ हन्‌-+क ] . अनवरत सहारा-छेदादिवोपध्न- 
तरोब्रेतत्यौ--रघु० १४१ 2. शरण, सहारा, संरक्षा । 

उपचक्रः | प्रा० स० | एक प्रकार का लाल हंस । 

उपचक्षुस्‌ (नपु०) [प्रा० स० ] चक्षुताल, चश्मा । 

उपचयः | उप-+ चि-+-अच्‌ | 4, इकट्ठा होता, जोड़, अभि- 
वृद्धि 2. वृद्धि, बाढ़, आधिक्य---बल” का० १०५, 
स्वशकक्‍त्युपचयं शि० २५७, ९॥३२ 3. परिमाण, ढेर 
4. समृद्धि, उत्थान, अम्युदय | 

| उप+चरु-+-अच्‌ ] . इलाज, चिकित्सा 
2, निकट जाना । 

उपचरणम्‌ | उप-+-चर्‌-+-ल्‍ल्यूट्‌ | निकठ या समीप जाना । 


| उपचाय्य: [ उप+चि+ण्यत्‌ ] एक प्रकार की यज्ञारिन | 


उपचारः | उप+चरु+घज्ण_ ] १. सेवा, शुश्रधा, सम्मान, 
पुजा, सत्कार-- अस्खलितोपचाराम्‌ू--रघ्‌ ० ५॥२० 
2. शिष्टता, नम्नता, सौजन्य, नम्न व्यवहार (सौजन्य 
का बाह्य प्रदर्शन) “परिश्रष्ट:--हि० ११३३, 
“विधिमनस्विनामूं--मालवि० ३॥३, “पं न चेंदिंदं 
“7 कु० ४१९ केवल सम्मान सूचक उक्ति, चाटुकारिता- 
पूर्ण अभिनन्दन 3. अभिवादन, प्रथानुकूल नमस्कार, 
श्रद्धांजलि-- नोपचारमहंति---श० ३॥१८, “यंत्रणया 
“मालबि० ४ “अंजलि:--रघु० ३॥११, नमस्कार 
करते समय दोनों हाथ जोड़ना 4. संबोधन या अभि- 
बादन को रीति का एक रूप,--रामभद्ग इत्यंव मां 
प्रत्युपचार: शोभते तातपरिजनस्थ--उत्तर० १, यथा 
गुरुस्तथीपचा रेण-६ 5. वाह्म प्रदर्शन या रूप, संस्कार, 
“अ्रावृषेण्यरेव लिज्धमंम राजोपचारः -विक्रम० ४ 
6. चिकित्सा, उपचार, इलाज या चिकित्सा का प्रयोग, 
शिशिर ->दश० १५ 7. अम्पास, अनुष्ठान, संचालन, 
प्रबंब--ब्रतचर्यों -- मनु० १।॥१११, १०।३२, कामोप- 
चारेष--दश० ८१, प्रेम--वार्ता के संचालन में 
8. श्रद्धांजलि अपित करने या सम्मान प्रदर्शित करन के 


( रे०्४ ) 


साधन -प्रकीर्णाभिनवोपचारम (राजमा्गम्‌ ) रघु० 
७।४, ५।४१, 9. अतः (पूजा, उत्सव या सजावट आदि 

) कोई भी आवश्यक वस्तु--सन्मंगलोपचाराणाम्‌ 
--रघु० १०।७७, कु ० ७।८८, रघु० ६।१, पूजा को 
वस्तुओं या उपचारों की संख्या भिन्न-भिन्न (५, १० 
१६, १८ या ६४) बतलाई गईं है 0. व्यवहार 
शील, आचरण --वद्य-शुद्रोपचारं च--मन ० १।११६ 
4. काम में आना, उपयोग 42. धर्मानृष्ठान, संस्कार 
--प्रयकत पाणिग्रहणोपचारौ--कु० ७।८६, महावी० 
१२४ 3. ( हर आलंकारिक या लाक्षणिक प्रयोग 
गौण प्रयोग (विप० 'मुख्य' या प्राथमिक भाव) 
-अचतने5पि चंतनवदुपचारदशनात्‌--शारी०, न चास्य 
करधघृतत्वं तत्त्वतो5स्ति इत्ति मुख्यंपि उपचार एव 
शरणं स्थात्‌ू--काव्य० १० (ख) समता के आधार 
पर बना काल्पनिक अभिज्ञान--उभयरूपा चेयं शुद्धा 
उपचारेणामिश्रितत्वात्‌ु--काव्य ० २ 4. रिश्वत 5. 
बहाना--शि० १०।२ 6. प्रार्थना, याचना 7. विसमगों 
के स्थान में स या ष्‌ का होना 


उपचितिः (स्त्री०) [ उप--चि--क्तिन्‌ ] इकट्ठा करना 
संचय करना, वर्धन, वृद्धि । 

उपचलनम्‌ [ उप+चूल--ल्‍ल्यूद | गरम करना, जलाना । 

उपच्छदः [ उप--छदद्‌ -- णिच्‌ ++ घ ] ढक्‍्कन, चादर । 

उपच्छन्दतम [ उप-+छन्द्‌+णिच्‌ +ल्यूदट | 4. प्रललेभन 
देकर मनाना या फूसछाना, समझा बुझा कर किसी 
कार्य के लिए उकसाना-उपच्छन्दनरेव स्व ते दापयित्‌ 
प्रयतिष्यते--दश० ६५ 2. आमंत्रण देना । 

उपजन: [ उप-जन्‌ + अच्‌ ] !. जोड़, वृद्धि 2. परिशिष्ट 
3. उगना, उदगमस्थान । 

उपजल्पनम्‌-पिल्मू [ उप+-जल्प्‌--ल्यट, वा | 
बातचीत । 

उजाफः | उप+जप्‌--घरझरा | . चूपचाप कान में फस- 
फसाना या समाचार देता--परकृत्य” मद्रा० २ 
2. शत्र के मित्रों के साथ गप्त बातचीत, फूट के बीज 
बोकर विद्रोह के लिए भड़काना--उपजापः कृतस्तेन 
तानाकोपवतस्त्वयि---शि० २।९९, उपजापसहान्‌ विल- 
डुघयन्‌ साविघाता नृपतीन्मदो द्धत:-कि ० २।४७, १६। 
४२ 3. अनक्य, वियोग । 

उपजीवक,-विन्‌ (वि०) [ उप-+-जीव+ण्वल, णिनि 
वा ) किसी दूसरे के सहारे रहने वाला, से जीविका 
करने वाला (करण० के साथ या समास में )-जाति- 
मात्रोपजीविनामू--मन्‌ ० १२।११४, ८।२०, नाना- 
पण्योपजीविनाम्‌ू---९। २५ ७, द्यतोपजीव्यस्मि --म॒च्छ ० 


२,--(१०) पराश्चित, अनुचर--भीमकान्तैनंपग्ण 
स बभवोपजीविनाम--रघ ० १।१६ । 


बात, 


उपजीवनम्‌,--जोीविका [ उप+जीव्‌-ल्यूट, क्वन वा] 


, जीविका 2. जीवन-निर्वाह का साधन, गजारा 
या वत्ति--निन्दितार्थोषजीवनम--याज्ञ ७» ३॥२३६ 
3. जीविका का साधन, संपत्ति आदि--किचिददत्वोप- 
जीवनम---मन ० ९।२०७ । 

उपजोीव्य (वि०) [उप-+-जीव्‌--ण्यत्‌ ] . जीविका प्रदान 
करन वाला-ययाज्ञ ०६ २।२२७ <, सरक्षक, सरक्षण 
देने वाला 3. (आलं०) लिखने के लिए सामग्री 
देने वाला, जिससे कि मनष्य सामग्री प्राप्त करे 
--सर्वेषां कविमख्यानामपजीव्यो भविष्यति--महा ० 
“>-व्य: . संरक्षक&:स्रोतया प्रामाणिक ग्रंथ (जिससे 
कि मनष्य सामग्री प्राप्त करे) -- इत्यरूस पजीव्यानां 
मान्यानां व्याख्यानंष कठटाक्षनिक्षेपेण--सा० द० २ । 


उपजोष:,-षणम [ उप-+-जष्‌+घरञ , ल्यूट वा | . स्नह 
2. सुखोपभोग 3. बार-बार करना । 

उपज्ञा | उप-+-ज्ञा+-अझू | . अन्त: करण मं अपन आप 
उपजा हुआ ज्ञान, आविध्कार (प्राय: समास में जहाँ 
तप्‌ ० समझा जाता हूं) पाणिन रुपज्ञा पाणिव्यपज्ञं ग्रन्थ 
“सिद्धा ०, प्राचेतसोपज्ञ रामायणम्‌--रघ० १५।६३ 
2. व्यवसाय जो पहले कभी न किया गया हो--छो के 
भूदयदुपज्ञ मेव विदुर्धां सोजन्यजन्यंयशः--रघ॒वंश पर 
मल्लि० । 

उपढौकनम्‌ [ उप--ढौक्‌--ल्यूट्‌ ) सम्मानपूर्ण मेंट या 
उपहार, नजरातना । 

उपतापः [ उप-+-तप्‌ू+घज ] !. गर्मी, आँच 2. कष्ट 
दु:ख, पीडा, शोक-सवेथा न कञ्चन न स्परान्त्यपतापा 
जका० १३५ 3. संकट, मुसीबत 4. बीमारी 
5. शीघ्रता, हड़बड़ी । 

उपतापनम्‌ [ उप-+-तप्‌ू+णिच्‌ -|- ल्यूय |] ।. गरम करना 
2. कष्ट देना, सताना । 

उपतापिन्‌ (वि०) [ उप-+-तप्‌+ णिनि ) . तपाने वाला 
जलान वाला 2, गर्मी या पीडा को सहन करन वाला 
बीमार रहने वाला । 

उपतिष्यम्‌ [अत्या० स०] 7. आइलेपा नक्षत्रपृज 2. पुन्वेस 
नक्षत्र । 

उपत्यका | उप--त्यकन--पवंतस्यासन्चं स्थलमपत्यका 
-+सिद्धा० | पर्वत की तलहटी, निम्नभभाग--मलया- 
द्रेरपत्यका:---रघ ० ४।४६, एते खल हिमवतोगिरेरुप- 
त्यकारण्यवासिनः सम्प्राप्ता:--श० ५ । 

उपदंक्ष:ः | उप+दंश--घरणा | 4. भखग्या प्यास लगाने 
वाली वस्तु, चाट, चटनी अचार आदि--द्विच्रानुपदंशा- 
नपपाद्य-दश ० १३३, अग्रमांसोपदंशं पिब तवशोणिता- 
सवम्‌--वेणी ० ३ 2. काटना, डड्ढः मारना 3. आतशक 
रोग । 

उपदशकः | उप-+दछ्य+गिच्‌+ण्वल | 4. मार्गदशक 
निर्देशक 2. ४रपाल, साक्षी, गवाह । 


( २०५ ) 


उपदश (वि०) [ ब० व०--ब० स० ] लगभग दस । 

उपदा | उप+दा-+अछझू | 7. उपहार, किसी राजा या 
महापुरुष को दी गई भेंट, नज़राना,--उपदा विविश: 
शब्वन्नोत्सेकाः कोशलेश्वरम्‌ - रघु० ४॥७०, ५।४१, 
७।३० 2. रिश्वत, घस । 

उपदानम,-नकम्‌ | उप--दा+ल्यूट, कन्‌ च |] . आहुति 
उपहार 2. संरक्षा या अनग्रह प्राप्त करन के लिए दी 
गई भेंट, जैसे कि रिश्वत । 


उपदिश (स्त्री०)), उपदिशा [प्रा० स० |] मध्यवर्ती 
दिशा, जैसे कि ऐशानी, आग्नयी, नेऋती और 
वायवी । 

उपदेवः,-देवता [ प्रा० स० | छोटा देवता, घटिया देवता । 

उपदेश: | उप-+-दिश-+ घझछऊ | 4. शिक्षण, अध्ययन 
नसीहत, निर्देशन---सुशिक्षितो5पि सर्व उपदेशन निपुणों 
भवति--माल वि० १, स्थिरोपदेशामपदेशकाले प्रपेदिरे 
प्राकतनजन्मविद्या:---कु ० १३०, मालवि० २॥१०, श० 
२।२े मन० ८।२७२, अमरु० २६, रघ० १२॥५७ 
परोपदेश पाण्डित्यम्‌ू-हि० १॥१०३ 2. विशिष्ट निर्देश, 


उल्लेख 3. व्यपदेश, बहाना 4. दीक्षा, दीक्षा-मन्त्र 


देना--चन्द्रस॒यग्रहे तीथ सिद्धक्षेत्रे शिवालय, मन्त्रमात्र- 

प्रकथनम पदेश: स उच्यते । 

' उपदेशक (वि०) [ उप+दिश्+ण्वुल | शिक्षण प्रदान 
करने वाला, अध्यापन' करने वाला,-कः शिक्षक, निर्द- 
शक, गुरु या उपदेष्टा । 

उपदेशनम्‌ | उप-+दिश्‌ +-ल्युट्‌ 
देना । 

उपदेशिन (वि०) [ उप+दिश्‌--णिनि | नसीहत करने 
वाला, शिक्षण देने वाला। 


उपदेष्ड (वि०) [ उप-+-दिश-+- तच्‌ | नसीहत या शिक्षण 
देने वाला, (पुं०-ष्टा) अध्यापक, गुरु, विशेषकर 
अध्यात्म गुरु,--चत्वारो वयमृत्विज: स भगवान्कर्मों 
पदेष्टा हरिः--वेणी ० १।२३ । 

उपदेहः [उप-+-दिह -| घञ | !. मल्हम 2. चादर, ढकक्‍कन । 

उपदोहः [ उप-+-दृह +घकऊ | (. गाय के स्तनों का 
अग्रभाग 2. दूध दृहने का पात्र । 

उपद्रवः [ उ-+द्र॒+अप्‌ | . दुःखद दुघंटना, मसीबत, 
संकट 2. चोट, कष्ट, हानि--पंसामसमर्थानाम पद्रवा- 
यात्मनों भवेत्कोप:--पंच० १।३२४, निरुपद्रवं स्थानम्‌ 
5पंच० १३. बलात्कार, उत्पीडन 4. राष्ट्र-संकट 
(राजा, दुभिक्ष या ऋतु के प्रकोप से) 5. राष्ट्रीय 
अशान्ति, विद्रोह 6. लक्षण, अकस्मात्‌ आ टपकन 
वाला रोग। 

उपधरममः [| उप-+-ध्‌+मन्‌ ] उपविधि, एक. अप्रधान या तुच्छ 
... घर्म-नियम (विप० पर )-मनु० २॥२३७, ४॥१४७ । 
उपधा | उप--धा+- अहू |] ). छल, जालसाजी, धोखा- 


| नसीहत करना, शिक्षण 


देही, कपट --मन्‌ु० ८।१९३ 2. ईमानदारी को जाँच 
या परीक्षण (-धर्माय्रियेत्परीक्षणम्‌--यह चार प्रकार 
| निष्ठा, निलिप्तता, संयम तथा साहस ] का कहा 
गया हैं); (शोधयत्‌) धर्मोपधाभिविप्रांश्च सर्वाभि: 
सचिवान पुनः--कालिका प्र० 3. उपाय, तरकौब--- 
अयशद्ोभिद रालोके कोपधा मरणादते--शि० १९।५८ 
4. (व्या० में) अन्त्याक्षर से पहला, । सम०--भूतः 
बईमान सेवक,--शुचि (वि०) परीक्षित, निष्ठावान्‌ । 

उपधातुः [प्रा० स०] . घटिया धातु, अधंधातु-- यह गिनती 
में सात हैं :---सप्तोपधातव: स्वर्णमाक्षिक॑ तारमाक्षि- 
कम, तुत्थं कांस्यं च रातिश्व सिन्दूरं च शिलाजतु। 
सोनामाखी, रूपामाखी, तृतिया, कांसा, मुदर्शंख 
सिद्र और शिलाजीत । 2. शरीर के अप्रधान स्राव 
जो गिनती में छः हँ--स्तन्यं रजो वसा स्वेदो दन्ता: 
केशास्तथेव च, औजस्यं सप्तधातूनां क्रमात्सप्तीपधातव: 
-(दूध, रज, चर्बी, पसीना, दांत, बाल और ओज ) । 

उपधानम | उप+धा-+ल्यट | !. ऊपर रखना या 
आराम करना 2. तकिया, गददेदार .आसन-- 
विपुलमुपधानं भुजलता--भर्तृं०. ३७९ 3. विशे- 
पता, व्यक्तित्व 4. स्नेह, कृपा 5. धामिक अनुष्ठान 
6. श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गुण---सोपधानां थधियं धीराः स्थेयसीं 
खटवयन्ति ये--शि० २।७७, (यहाँ 'उपधान' का अथ 
तकिया भी हैं ) 

उपधानीयम्‌ | उप-+-धा --अनीयर्‌ | तकिया । 

उपधारणम [ उप+-ध्‌+णिच्‌-+-ल्युट्‌ |] !. संचिन्तन, 
विचार-विमश 2. खींचना, (अंकुड़ी द्वारा) खिचाव । 

उपधि: | उप-धा-कि | . धोखादेही, बेईमानी,-अरिष्‌ 
हि विजयाथिन: क्षितीशा विद्धति सोपधि सन्धिदृष- 
णानि --कि० १।४५, दे० “अनुपधि भी 2. (विधि 
में ) सचाई को दबाना, झूठा सुझाव-- मनु ० ८।१६५, 
3. त्रास, धमकी, बाध्यता, मिथ्या फुसलाहट--बलो 
पशधिविनिवेत्तान व्यवहारान्निवतयत्‌-नयाज्ञ ० २।३१, 
८९ 4. पहिये का वह भाग जो नाभि और पुट्ठी के 
बीच का स्थान हूँ, पहिया । 

उपधिकः [ उपधि-+-ठन्‌ |] धोखेबाज, प्रवअऊुचक--( दे० 
ओऔपधिक' अधिक शुद्ध रूप) 

उपधषित (वि०) [ उप-+धूप्‌+क्त | . धूनी दिया गया 
2. मरणासनन्‍्न, अत्यन्त पीड़ा-ग्रस्त,---तः मृत्यु । 


उपधतिः (स्त्री०) [| उप+घृ--क्तिन्‌ ] प्रक्राश को 
किरण । क्‍ े 
उपध्यान: [ उप+ध्मा+ल्यूट |] ओऔष्ठ,--नम्‌ फूक 


मारना, साँस लेना । 

उपध्सानीयः: [ उप-+-ध्मा--अनीयर्‌ ] प्‌ और फ्‌ से पू 
रहने वाला महाप्राण विसर्ग--उपृपध्मानीयानामोष्टो 
--सिद्धा ० 


(| २०६ ) 


उपनक्षत्रम [ प्रा० स० ] गोण नक्षत्र पंज, अप्रधान तारा 
(ऐसे तारे गिनती में ७२९ बतलाये जाते हैं) । 

उपनग रम्‌ | प्रा० स० | नगरांचलू । 

उपनत (भू० क० क०) [| उप+नम्‌-+क्‍्त ] आया हुआ, 
पहुँचा हुआ, प्राप्त, आ दपका हुआ आदि | 

उपनतिः (स्त्री०) [ उप+नम +क्तिन्‌ ] 4. पास जाना 
2, झुकना, नति, नमस्कार । 

उपनयः: | उप--नी +-अच्‌ ] 4. निकट लाना, ले जाना 
2. उपलब्धि, अवाष्ति, खोज लेना 3. काम पर लगाना 
4. उपनयन संस्कार--जनेऊ पहनाना, वेदाध्ययन को 
दीक्षा देना--गृह्योक्तकमंणा येन समीप॑ नीयते गुरों:, 
बालो वेदाय तद्योगात्‌ बालस्योपनयं विद: । 5. तक॑- 
शास्त्र में भारतीय अनुमान प्रक्रिया के पाँच अंगों में से 
चौथा-प्रस्तुत विशिष्ट तक का प्रयोग-व्याप्तिवि शिष्टस्य 
हैतोः पक्षघमता प्रतिपादकं वचनमृपनय:--तकें० । 


उपनयनम्‌ [ उप-नी+ल्यूटू ] 4. निकट ले जाना 
2. उपहार, भेंट 3. जनंऊ-संस्का र --आसमावतनात्कुर्यार 
त्कृतोीपनयनों द्विज:--मन्‌ ० २।१०८, १७३ । 

उपनागरिका |[ प्रा० स० | वृत्त्यनुप्रास का एक भेद, 
यह माधुये-व्यंजक वर्णों के योग से बनता हैं, उदा० 
तु० काव्य० ९ में दिय गयं उदाहरण की--अपसारय 
घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमले::जअलमलमालि 
मृणालेरिति वदति दिवानिशं बाला । 

उपनायः,---नायनम्‌ -- दे ० उपनय । 

उपनायकः | उप+नी+ण्वुलू ] !. नाटय-साहित्य या 
किसी अन्य रचना में वह पात्र जी नायक का प्रधान 
सहायक हो, उदा० रामायण में लक्ष्मण, मालतीमाधव 
में मकरेन्द आदि 2. उपपति, प्रेमी । 

उपनायिका [ प्रा० स० ] नाटय-साहित्य या किसी अन्य 
रचना में वह पात्र जो नायिका की प्रधान सखी या 
सहेली हो जैसे मालतीमाधव में मंदयन्तिका। 

उपनाहः [ उप-+नह +धऊा ] 4. गठरी 2. किसी घाव 
पर लगाई जाने वाली मल्हम 3. वीणा कौ खूंटी 
जिसको मरोड़ने से सितार के तार कसे जाते हूँ । 

उपनाहनम्‌ [ उप“ नह +णिच्‌ -+ल्युट्‌ ] 7. उबटन आदि 
का लेप 2. मालिश करना, लेप करता । क्‍ 

उपनिक्षेप: [ उप-+नि-+-क्षिप-+-घजा ] 43. धरोहर या 
न्यास के रूप में रखना 2. खुली धरोहर, कोई वस्तु 
जिसका रूप, परिमाण आदि बता कर उसे दूसरे को 
संभाल दिया जाता है---याज्ञ ० २२५, (इस पर मिता ० 
कहती हँ--उपनिक्षेपो नाम रूपसंख्यप्रदशेनेन' रक्षणार्य 
परस्य हस्ते निहित॑ द्रव्यम ) । 

उपनिधानस्‌ [ उप-नि+धा-+ल्यूट्‌ | 7. निकट रखना 
2. जमा करना, किसी की देख-रेख में रखना 
3. घरोहर । 


उपतिधिः [ उप+नि--धा-- कि ] 4. धरोहर, अमानत 
2. (विधि में) महरबंद अमानत--याज्ञ ० २२५, 
मनु ० ८।१४५, १४९, तु० मेधातिथि--यतप्रद शितरूप॑ 
सचिह्नृवस्त्रादिना पिहित॑ निक्षिप्यते-तु० याज्ञ ० २।६५, 
और मिता० में उत्कथित नारद । 

उपभिपातः [ उप-+नि +-पत्‌ू+-घरा ] 4. निकट पहुँँचना, 

“निकट आना 2. आकस्मिक तथा अप्रत्याशित आक्रमण 
या घटना । " 

उपनिपातिन (वि०) [ उप-+नि--पत्‌+-णिनि ] अचा- 
नक आ टपकने वाला,--रन्प्रोपनिपातिनोडनर्था: 
"२० ६ | 

उपनिबन्धनस्‌ [ उप--नि-बन्ध्‌ +ल्यूट्‌ ] 4. किसी कारें 
को सम्पादित करने का उपाय 2. बंधन, जिल्‍्द । 

उपनिमन्त्रणम्‌7र उप--नि--मन्त्र+ णिच्‌ -+ ल्यूट्‌ ] आम- 
न्‍त्रण, बुलाना, प्रतिष्ठापन, उद्घाटन । 

उपनिवेशित (वि०) [ उप-+-नि-+-विश्‌+णिच्‌ --क्त ] 
रक्‍खा गया, स्थापित किया गया, बसाया गया--कु ० 
६। ३७, रघु० १५।२९ | 

उपनिषद्‌ (स्त्रो०) | उप-+-नि+सद्‌-+ क्विप्‌ | . ब्राह्मण 
ग्रन्थों के साथ संलग्न कुछ रहस्यवादी रचना जिसका 
मुख्य उद्देश्य वेद के गृढ़ अर्थ का निश्चय करना हैं 
+भामि० २।४०, मा० १।७ (निम्नांकित व्युत्पत्तियाँ 
उसके नाम की व्याख्या करने के लिए दी गई हूँ 
--(क) उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वय यतः:, 
निहल्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषड्धवेत्‌ । या (ख) 
निहत्यानथंमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌, नयत्यपास्त- 
संभेदमतो वोपनिषद्धवेत्‌। या (ग) प्रवृत्तिहेतृन्रि:- 
शषांस्तन्मलो च्छेदकत्वतः, यतोवसादयेद्वियां तस्मादु- 
पनिषज्भवेत्‌ । मुक्तकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदों 
का उल्लेख हैं, परन्तु इस संख्या में कुछ औरवद्धि 
हुई है 2. (क) एक गढ़ या रहस्यमय सिद्धान्त (ख) 
रहस्यवादी ज्ञान या शिक्षा--महावी ० २॥२ 3. पर- 
मात्मा के संबंध में सत्य ज्ञान 4. पवित्र एवं घामिक 
ज्ञान 5. गोपनीयता, एकान्तता 6, समीपस्थ भवन । 

उपनिष्करः [ उप+निस-+कृ+ध ] गली, मुख्यमार्गे, 
राजमार्ग । 

उपनिष्क्मणम्‌ [| उप-+निस-+-क्रमू+ ल्यूट | 4. बाहर 

. जाना, तिकलना 2. एक धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार 

जिस में बच्चे को सर्वप्रथम बाहूर खुली हवा में निकाला 
जाता हैँ (यह संस्कार प्रायः चार मास को आय होने 
पर मनाया जाता है) त०---मनु० २।३४ 3. मुख्य 
या राजमार्ग | 

उपनत्यम्‌ | ब० स० | नाचने का स्थान, नृत्यशाला । 

उपनेत (वि०) [ उप+नी-+तृच्‌ | जो नेतृत्व करता हैं, 
या निकट लाता हैँ, ले आने वाला--कु० १।६०, 


( २०७ ) 


मालत्यभिज्ञानस्योपनेत्री--मा० ९, (पुं०--ता) उप- 
नेयन संस्कार को कराने वाला गरु । 

उपन्यास: | उपर--नि-+-अस्‌ - घझ_ ] 4. निकट रखना, 
अगल बगल रखना 2. घरोहर, अमानत 3. (क) 
वक्‍तव्य,सुझाव, प्रस्ताव--पावक: खल एब वचनोप- 
न्यास:---श० ५ (ख) भूमिका, प्रस्तावना--निर्यात 
शनके रलीकवचनोपन्यासमालीजन:---अमरू २३ (ग) 
संकेत, उल्लेख--आत्मन उपन्यासपृर्वमू--श० ३ 
4. शिक्षा, विधि । 

उपपतिः [ प्रा० स० | प्रेमी, जार--उपपतिरिव नीचै: 
परश्चिमान्तेन चन्द्र--शि० ११।६५. १५।६३, मनु० 
२।१५५, ४॥२१६, २१७। 


उपपत्ति: (स्त्री०) [ उप-+पद-+क्तिन्‌ ] . होना 
घटित होना, आविर्भाव, उत्पत्ति, जम्म- शि० १।६९, 
भग० १३।९ 2. कारण, हेतु, आधार--कि० ३॥५२ 
3. तक, यक्ति- - उपपत्तिमदृजितं वच:--कि० २१, 
यक्तियक्त 4. योग्यता, औचित्य 5. निरचयन, प्रदर्शन 
प्रद्शित उपसंहार--उपपत्तिर्दाहृता बलात--कि० 
२।२८ 6. (अंकगणित या ज्यामिति में) प्रमाण ,प्रद- 
शन 7. उपाय, तरकीब 8. करना, अमल में लाना, 
प्राप्त करना, सम्पन्न करना--स्वार्थोपर्पात्त प्रति 
दुबंलाश:---रघ ० ५।१२, तात्पर्यानपपत्तित:--भाषा ० 
दे० अनपपत्ति 9. अवाप्ति, प्राप्ति-- असंशयं प्राक 
तनयोपपत्त:-- रघ० १४॥७८ कि० ३१ । 

उपपदम्‌ [ प्रा० स० ]. वह दब्द जो किसी से पूर्व लगाया 
गया हो या बोला गया हो--घनरुपपदं वेदम 
ज'कि० १८।४४, (धनुवदं )-- तस्या: स राजोपपद॑ 
निशान्तम--रघ्‌ ० १६।४० 2. पदवी, उपाधि, सम्मान- 
सूचक विशेषण यथा आये, शर्मन--कथं निरुपपदमेव 
चाणक्यमिति न आय चाणक्यमिति--मद्रा० ३ 
3. वाक्य का गौणशब्द, किसी क्रिया या क्रिया से बने 
संज्ञा (कृदन्‍त) छाब्दों से पूर्व लगाया गया उपसर्ग 
निपात आदि दब्द । 


उपपन्न (भू० क० क्ृ०) [ उप+पद्‌+कक्‍त |] 4. प्राप्त 
सेवित, सहित, यक्‍त 2. ठीक, योग्य, उचित, उपयक्‍क्त 
(संबं० या अधि० के साथ ) -- उपपन्नमिदं विशेषणं 
वायोः--विक्रम ०७ २, उपपन्नमेतदस्मिन्‌_ राजनि 
“-श० २। 

उपपरीक्षा,-क्षणम्‌ [ उप-परि--ईक्ष+अरू, ल्यूद वा । 
अनुसंधान, जाँच पड़ताल । 

उपपातः [ उप+पत्‌-+घज्न ] . अप्रत्याशित घटना 
2. संकट, मुसीबत, दुघेटना । 

उपपातकम्‌ | प्रा० स० ] तुच्छ पाप, जर्म,-- महापातक- 
तुल्यानि पापान्यक्तानि यानि तु, तानि पातकर्संज्ञानि 
तन्‍नयूनमुपपातकम्‌ ।. याज्ञ ० २२१० | 


उपपादनसम्‌ | उप+पद्‌-+णिच्‌ --ल्यूट ] ॥. कार्यान्वित 
करना, अमल में लाना, संपन्न करना 2. देना, सौंपना, 
प्रस्तुत करना 3. प्रमाणित करना, प्रदशन, तक द्वारा 
स्थापना 4. परीक्षा, निश्चयन । 

उपपापस्‌ -- उपपातकम । 

उपपादवे:-इवस्‌ [ अत्या० स० | . कंधा 2. पारर्वाग, पाशव॑ 

विरोधी पक्ष । 

उपपीडनम [ उप-+-पीड-- णिच -- ल्यट । . पेलना 
निचोड़ना, बर्बाद करना, उजाड़ना 2. प्रपीडित करना 
चोट पहुंचाना--व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ू-मनु ० ६।६२, 
१२।८० 3. पीडा, वेदना । 


उपपुरम्‌ [ प्रा० स० | नगरांचल । 

उपपुराणम्‌ [ प्रा० स० ] गौणया छोटा पुराण (इनके 
नामों को जानने के लिए दे० “अष्टादशन') 

उपपुष्पिका | अत्या० स०-क-संज्ञायां कन्‌, टाप, इत्वम ] 
जम्हाई लेना, हॉफना । 

उपप्रदशनम्‌ [ प्रा० स० | निदश करना, संकेत करना । 

उपप्रदानम्‌ [ प्रा० स० |] . दे देना, सॉंप देना 2. रिश्वत, 
उपायन-उपप्रदानेर्मार्जा रो हितक्ृत्प्राथ्येते जनें:---पंच ० 
१।९४ 3. उपहार । 

उपप्रछोभनम्‌ [ प्रा० स० ) . बहकाना, फसलाना 
2. रिश्वत, फ्सलाहट, ललचाव--उच्चावचान्यप- 
प्रलोभनानि - दश० ४८ । 

उपप्रक्षणम्‌ [ प्रा० स० ] उपेक्षा करना, अवहेलना करना। 

उपप्रेषः [ प्रा० स० ] आमन्त्रण, बुलावा । 

उपप्लबः | उप--प्ल--अप्‌ | 4. विपत्ति, दुष्कृत्य, संकट, 


दुःखः, आपदा-अथ मदनबधधरुपप्लवान्तं *'परिपालयया- 
बभूव--कु० ४४६ जीवन्पुन- शब्वदुपप्लवेम्य: 
प्रजा: पाप्ति-रघु० २।४८ 2. (क)दरर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, 


आघात, कष्ट--क्वचिन्न वाय्वादिरुपप्लवों वः--रघ्‌ ० 
५)६ मेघ० १७ (ख) बाधा, रुकावट 3. उत्पीडन 
सताना, कष्ट देना--उपप्लवाय लोकानां घूमकेतुरिवो 
त्थितः:--कु० २।३२ 4. डर, भय, दे० नी० 'उप- 
प्लविन्‌ 5. अपशकुन, अनिष्टकर देवी उपद्रव 6. विशष- 
कर सूयग्रहण या चंद्रग्रहण 7. राह 8. अराजकता । 


उपप्लविन्‌ (वि०) [ उपप्लव-|-इनि ] . दुःखी, कष्टग्रस्त 
2. अत्याचार से पीडित--नृपा इवोपप्लविन: परेम्य: 
-रघु० १३॥७। 

उपबन्ध: [| उप-“-बन्ध--घज्म ] . संबंध 2. उपसर्ग 
3. रतिक्रिया का आसन विशद्येष । 

उपबहः:,-बहेणम | बह +घजञा , ल्यट वा ] तकिया । 

उपबहू (वि०) [ प्रा० स० ] कुछ, थोड़े बहुत । 

उपबाहः [अत्या० स० | कोहनी से नीचे का हाथ का भाग । 

उपभड्ढः [उप-- भंझा +- घञा ]. भाग जाना, परचगमन 
2. (कविता का) एक भार ! 


( २०८ ) 


उपभाषा [ प्रा० स० ] बोलचाल की गौण भाषा । 

उपभुत्‌ (स्त्री०) [ उप-+-भू-+- क्विपू, तुकागमः ] यज्ञों में 
प्रयकत होने वाला गील प्याला । 

उपभोगः [ उप-+-भुज्‌ू- घझा ] 7. (क) रसास्वादन, 
खाना, चसना--न जातु कामः कामानामृपभोगेन 
शाम्यति--मनु ० २।९४, याज्ञ ७ २।१७१, काम ->भग० 
१६।११ (ख) उपयोग, प्रयोग--श० ४॥४ 2. रति- 
सुख, स्त्रीसहवास- रघृ० १४२४ 3. फलोपभोग 
4. आनन्द, संतृप्ति । 

उपमन्त्रणम्‌ [ उप-+ मन्त्र -ल्यट ] 7. संबोधित करना, 
आमंत्रण, ब॒लावा 2. उकसाना, उपच्छंदन । 

उपमन्धथनो [ उप-+-मन्थ्‌-- ल्यट्‌--छीप ] अग्नि को उद्दीप्त 
करने वाली लकडी । 

उपमर्द: | उप-+-मृद-- घझ्य _] घर्षण, रगड़, दबाव, बोझ 
के नीचे कुचल जाना,--अन्यासु तावदुपमदसहासु भें 
लोल॑ क्नोदय मनः सुमनोलतासु--सा० द० (यहाँ 
'उपमर्द! का अर्थ ह--उद्धत व्यवहार या संभोगजल्य 
रतिसुख) 2. नाश, आघात, वध करता 3. झिड़कना, 
दुवंचन' कहना, अपमानित करना 4. भूसी अलग करना 
5. आरोप का निराकरण । 

उपभा | उप--मा-+-अछ+-टाप्‌ | !7. समरूपता, समता 
साम्य--स्फूटोपम॑ भूतिसितेन शम्भूना-शि० १।४, 
१७।६९, 2. (अलं० शा०) एक दूसरे से भिन्न दो 
पदार्थों को तुलना, तुल्यता, तुलना--साधम्येम॒पमा 
भेदे--काव्य ० १०, सादृश्यं संंदरं वाक्याथ पिस्का रक- 
मुपमालंकृति:---रस ०, या-उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मी- 
रुल्लसति द्वयो:, हंसीव कृष्ण ते कीति: स्वगंद्भा मवगाहते । 
चन्द्रा०, ५३, उपमा कालिदासस्थ---सुभा० 3. तुलना 
का मापदण्ड--उपमान, यथा वातों निवातस्थो नेंगते 
सोपमा स्मृता--भग० ६।१९ दे० द्रव्य नी०, बहुधा 
समासान्त में की भांति 'मिलते-जलते'--बुबध न 
बधोपम:-रघु ० १।४७, इसी प्रकार अमरोपम, अनुपम 
आदि 4. समानता (चित्र, म॒ति आदि की) । सम० 
“जद्व्यम्‌ तुलना के लिए प्रयकक्‍त किये जाने वाला 
पदार्थ --सर्वोपमादव्यस मच्चयेन--कु० १।४९ । 


उपमात्‌ (स्त्री०) [प्रा० स०] . दूसरी माता, दूध पिलाने' 


वाली धाय 2. निकट संबंधिनी स्त्री--मातृष्वसा मातु- 
'लछानी पितृव्यस्त्री पितृष्वता, इ्वश्रः पूर्वजपत्नी च 
मातुतुल्या: प्रकीतिता:--शब्द ० । 

उपभानमस्‌ [उप-- मा-+ल्यूट्‌] . तुलना, समरूपता--जाता- 
स्तदूवोरुपमानवा ह्या:---कु० १।३६ 2. तुलना का माप- 
दण्ड जिससे किसी की तुलना की जाय (विप० उपमेय ) 
उपमा के चार अपेक्षित गुणों में से एक---उपमानम- 
मूद्विलासिनाम्ए--क्रु5 ४॥५, उपमानस्यापि सखें प्रत्यप- 
मान वपुस्तस्या:--विक्रम० २।३, शि० २०४९ 


3. (न्‍्या० दर्शन में) सादृश्य, समानता की मान्यता, 
चार प्रकार के प्रमाणों मं से एक जो यथा ज्ञान तक 
पहुँचाने में सहायक होता हँ--इसकी परिभाषा 
--प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌, या, उपमितिकर- 
णम्‌पमान॑ तच्च साद्श्यज्ञानात्मकमचच्तकठ । 

उपसितिः (स्त्री०) [ उप-+-मा--क्तिन्‌ | . समरूपता, 
तुलना, समानता--पलल्‍लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌-- सा० 
द०, तदाननस्योपमिता दरिद्रता-नै० १२४ 
2. (न्‍्या० द० में) सादृश्य, नियमन, सादृश्य से प्राप्त 
वस्तुज्ञान, उपमान के द्वारा निगमित उपसंहार--प्रत्य- 
क्षमप्यनमितिस्तथोपमितिरब्दजे--भाषा० ५२ 3. एक 
अलका र८- उपमा । 


उपमेय (सं० कृ०) [ उपर+मा+यत्‌ ] समानता या 
तुलना करने के योग्य, तुल्य (करण० के साथ या 
समास में ) भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्ति: गुहेन-रघु० ६।४, 
१८।३४, ३७, कु० ७।२,--यम्‌ तुलना करने का 
विषय, तुलनीय (विप० उपमान ) -- उपमानोंपमेयत्वं 
यदेकस्येव वस्तुन:--चन्द्रा० ५७७, ९ । सम०---उपमा 
एक अलंकार जिसमें उपभेय और उपमान की तुलना 
इस दृष्टि से की जाती हैं कि उनके समान कोई और 
वस्तु हैं ही नहीं,-विपयस उपमेयोपमानयो:--काव्य ० 
९० | 

उपयन्त (पूं०) [ उप+यम्‌ +तुच्‌ ] पति--अथोपयच्तार- 
मल॑ समाधिना कु०--५।४५, रघु० ७।१, शि० 
१०४५ | 

उपयन्त्रम्‌ [ प्रा० स० | चोरफाड़ का एक छोटा उपकरण । 

उपयमः | उप+यम्‌--अप्‌ ] !. विवाह, विवाह करना 
--कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा  नवयौवना -सा० 
द० 2. प्रतिबंध । 

उपयमनम [ उप+यम्‌--ल्यूट ] 7. विवाह करना 
2. प्रतिबंध लगाना 3. अग्नि को स्थापित करना । 

उपयष्ट (पूं०) [ उप+यज्‌--तृच्‌ ] यज्ञ के सोलह 
ऋत्विजों में से 'उपयज्‌' का पाठ करने वालछा प्रति- 
प्रस्थाता नामक ऋत्विक । 

उपयाचक (वि०) [ उप+याच्‌+ग्वुल ] मांगने वाला, 
प्रार्थी, विवाहार्थी, भिक्षुक । 

उपयाचनम्‌ [ उप-याच्‌ -- ल्युट्‌ | निवेदन करना, मांगना, 
प्राथंना करने के लिए किसी के निकट जाना । 

उपयाचित ( भू० क० कृ० ) [| उप+याच्‌-+-क्त | जिससे 
मांगा गया हो, या प्रार्थना की गई हो,---तम्‌ . निवेदन 
या प्रार्थना 2. मनौती, अपनी अभीष्ट्सिद्धि हो जाने 
पर देवता को प्रसन्‍न करने के लिए प्रत्ििज्ञात भेंट 
(चाहे वह कोई पश्म हो या मनुष्य )--निश्षेपी प्रियते 
तुम्य॑ प्रदास्पास्युपयाचितम्‌--पंच० १।१४. अद्य मया 
भगवत्या: करालाया: प्रागुपयाचित स्त्रीरत्नमपहतेंव्यम्‌ 


( २०९ ) 


->मा० ५ 3. अपनी इष्ट्सिद्धि के लिए देवता के 
प्रति प्राथंना या निवेदन । 

उपयाचितकम्‌ --ऊपर दे ०, उपयाचित-सिद्धायतनानि क्ृत- 
विविधदेवतोपयाचितकानि-- का ० ६४ । 

उवयाज: [| उप-+-यज्‌ --घज्ा | यज्ञ के अतिरिक्त यज- 
वंदीय मंत्र । 

उपयानम [ उप-+या+ल्यद | पहुँचना, निकट आना 
-हरोपयाने त्वरिता बभूव---कु० ७।२२ । 

उपयकक्‍त (भू० क० कृ०) [ उप-++यज्‌--क्तु. | 4. संलग्न 
2. योग्य, सही, उचित 3. सेवा के योग्य, काम का । 

उपयोग: [उप-+यज्‌--घका | . काम, लाभ, प्रयोग, सेवन 
-जजजन्ति ''अनज्ुगलेखक्रिययोपयोगम्‌--कु० १७ 
2. औषधि तेयार करना या देना 3. योग्यता, उपय- 
क्तता, औचित्य 4. संपक, आसन्‍्नता । द 

उपयोगिन ( वि० ) [ उप+यजू+-घधिनण्‌ | . काम में 
आन वाला, लाभदायक 2. सेवा के योग्य, काम का 
3. योग्य, उचित । 

उपरक्‍त (भ० क० कृ०) | उप--रज्ज्‌--क्‍्त | . कष्ट- 
ग्रस्त, संकटग्रस्त, दुःखी 2. ग्रहण-ग्रस्त 3. रंजित, रंगीन 
-"शि० २।१८,--कतः ग्रहण-ग्रस्त सूय या चन्द्रमा । 

उपरक्ष: [ उप-+- रक्ष- अच | अंग रक्षक । 

उपरक्षणम्‌ [| उप--रक्ष+ल्यूट | पहरेदार, 
चौकी । 

उपरत (भ० क० कृ०) [ उप-+रम्‌+कक्‍्त ] ॥. निवृत्त, 
विरक्‍्त---रजस्यपरते---मन ० ५।६६ 2. मत--अच- 
दशमो मासस्तातस्योपरतस्य-मद्रा ० ४। सम०-कमन 
(वि०) सांसारिक कार्यों पर भरोसा न करने वाला 
--स्प्ह (वि०) इच्छा से शन्‍्य, सांसारिक आसक्ति 
और सम्पतियों के प्रति उदासीन । 


उपरतिः (स्त्री०) [ उप--रम्‌-+-क्तिन्‌ ] . विरक्ति 
निवत्ति 2. मत्य 3. विषय-भोग से विरक्ति 4. उदा- 
सीनता 5. यज्ञादि विहित कर्मों से विरक्ति, प्रथापालन 
के हेतु किय जाने वाले कमंकांड में अविश्वास । 

उपरत्नम्‌ [ प्रा० स० | अप्रधान या घटिया रत्न,-उपरत्नानि 
काचइच कप रो5इमा तथव च, मकक्‍ता शक्तिस्तथा शख 
इत्यादीनि बहन्यपि । गृणा यथैव रत्नानामपरत्नष्‌ 
ते तथा, किन्तु किचित्ततो हीना विशषोध्यमदाह्ुतः । 

उपर (रा) मः [ उप+-रम्‌+घक्ाम ] . विरक्ति, निवत्ति 
2. परिवजन, त्याग 3. मत्य । 

उपरभणम्‌ | उप+-रम्‌+ल्यट | . रति सुख से विरक्ति 
2. प्रथानरूप कमंकाण्ड से विरति 3. विरक्ति 
निवत्ति । 

उपरसः [ प्रा० स० ] 4. अप्रधान खनिज धातु 2. गोण 
भाव या आवेश 3. अप्रधान रस । 

उपरागः | उप--र|ज्ज्‌+-घऊ_ ] (. सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण 
२७ 


गारद, 


है 


--उपरागान्ते शशिनः समपगता रोहिणी योगम्‌ 
>-श० ७।२२, शि० २०।४५ 2. राहुया शिरोबिदू 
को ओर चढ़ने वाला 3. लाली, छाल रंग, रंग 4. संकट 
कृष्ट, आघात,--मृणालिनी हममिवोपरागम्‌--रघ ० 
१६।७ 5. शिड़की, निन्‍्दा, दुवंचन । 


उपराज: | प्रा० स० ] वाइसराय, राजप्रतिनिधि, उप- 
शासक | क्‍ 
उपरि (अव्य०) [ ऊध्व--रिल , उप आदेश: ] पृथक्रूप 
से प्रयक्‍त होन वाला संबंधबोधक अव्यय (बहुधा 
संबं० के साथ; कमे० तथा अधि० के साथ -विरल 
प्रयोग ), निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हँ--(क) 
ऊपर, अधिक, पर, पै, की ओर (विप० अधः ) (संबं० 
के साथ--गतमर्पारे घनानामू---श० ७।७, अवाझुम- 
खस्योपरि पुष्पवृष्टि: पपात-रध ० २।६०, अकं॑स्योपरि 
“रा० २।८, बहुघा समास के अंत में, रथ ,, तरुवर 
(ख) समाप्ति पर,---सिर पर, सर्वानन्दानामपरि वर्त- 
माना--का० १५८ (ग) परे, अतिरिक्‍त,---याज्ञ ० 
२।२५३ (घ) के संबंध में, के विषय में, की ओर, पर 
-परस्परस्योपरिपयंचीयत--रघ्‌ ० ३३२४-शा ० ३२३, 
तवोपरि प्रायोपवेशनं करिष्यामि--तुम्हारे कारण 
(3) के बाद,--मह॒र्तादपरि उपाध्यायरचेदागच्छत 
--पा० ३। ३। ९ सिद्धा० | सम०-उपरि (उपयंपरि) 
. (कम० और संबं० के साथ अथवा स्वतन्‍्त्र रूप से ) 
निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हैं (क) जरा ऊपर, 
>लोकानुपय्‌ पर्यास्‍्ते माधव:-वोप ० (ख ) उच्च से उच्च- 
तर, कहीं ऊंचा, ऊपर, ऊचाई पर--उपयुर्पार सबंषा- 
मादित्य इब तेजसा--मा० 2. (क्रियाविशेषण के रूप 
में) अर्थ है (क), अत्यंत ऊँचाई पर, पर, ऊपर की 
ओर(विप० अध:)-उपयुपरि पश्यन्त: सर्वे एव दरिद्वति 
-हि० २।२, बहुधा समास में--स्वम॒द्रोपरिचिहद्धितम्‌ 
आथाज्ञ ० १।२१९ (ख) इसके सिवाय, इसके अतिरिक्त 
अधिक, ओर--शतान्यपरि चवाष्टों तथा भूयहुच 
स॒प्तति:--महा ० (ग) बाद में--यदा पूर्व नासीदृपरि 
च तथा नव भविता--शा० २।७, सर्पि: पीत्वोपरि 
पयः पिबंतू--सुश्रुत.--चर (वि०) ऊपर विचरने 
वाला (पक्षी आदि )--तन,--स्थ (वि०) अधिक 
ऊपर का, अपेक्षाकृत ऊचा,--भागः ऊपर का अंश या 
पारवे, -भावः ऊपर या अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होना 
--भूमिः (स्त्री०) ऊपर वाली धरती । 


उपरिष्टात्‌ (अव्य०) [ ऊध्वं-+-रिष्टातिल, उप आदेश: |] 
. क्रियाविशेषण के रूप में इसका अर्थ ह:--(क) 
अधिक, ऊपर, ऊचे--भतं ० ३३१३१, याज्ञ ० १।१०६ 
(ख) इसके आगे, बाद मं, इसके पशचात्‌--कल्याणावतंसा 
हि कल्याणसंपदुपरिष्टाड्ू वति-मा ० ६, इदमपरिष्टात 
व्याख्यातम्‌, अन्त में (ग) के पीछे (विप० पुरस्तात ) 


( २१० ) 


2. संबंधवोधक अव्यय के रूप में इसका अथ्थ है:--- (क) 
अधिकापर-(संबं० के साथ, कर्म० के साथ विरल 
प्रयोग,) शि० ११।३ (ख) सिर से पैर तक (ग) के 
पीछे (संबं० के साथ) । 

उपरीतकः [ उपरि-+-इ+क्त--कन्‌ ] रतिक्रिया का आसन 
विशेष (विपरीतक' भी कहलाता हैं )--ऊरावेकपदं 
कृत्वा द्वितीयं स्कन्धसंस्थितं, नारीं कामयते कामी बन्धः 
स्थादपरीतक: । शब्द० । 

उपरूपकम्‌ [ उपग्रतं रूपक दृश्यकाव्यं सादु्येन-प्रा० स० ] 
प्रटिया प्रकार का नाटक, इसके निम्नांकित १८ भेद 
गिनाये गए हैं:--नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सटटक नाट्य- 
रासकम , प्रस्थानोल्‍लाप्य काव्यानि प्रेंहणं रासकं तथा, 
संलापकं श्रीगदितं शिल्पक च विलासिका, दुर्मेल्लिका 
प्रकरणी हललीशो भाणिकेति च । सा० द० २७६। 


उपरोध:ः [ उप-+रुध्‌ +घज्ण_ | . अवबाधा, रुकावट, रोक 
--रघु० ६४४ शि० २०७४ 2. बाघा, कष्ट- 
-तपोवतनिवासिनामुपरोधो मा भूत्‌ू--श० १, अनग्रह: 
खल्वेष नोपरोध:---विक्रम ० ३२ 3. आच्छादित करना, 
प्ररा डालता, अवरुद्ध करना 4. संरक्षा, अनुग्रह । 

उपरोधक (वि०) [ उप+-रुघ्‌+ण्वूल | 4. अवबाधक 
2. आड़ करने वाला, घेरा डालने वाला,--कम्‌, भीतर 
का कमरा, निजी कमरा । 

उपरोधनम्‌ [ उप-+-रुघ्‌-+ल्यूट ] अवबाधा, रुकावट आदि 
दे० उपरीध । 

उपलः [ उप+ला--क | 4. पत्थ र, पाषाण--उपलशकल$- 
मेतदड्गेक गोमयानाम्‌--म्‌ द्रा ० ३।१५--कान्ते कर्थ॑ 
घप्रटितव न्‌पलेन चेत:-- श्रंगार० ३, मेघ० १९, शण० 
१।१४ 2. मल्यवान्‌ पत्थर, रत्न, मणि । 

उयलक:ः [ उपल-|-कन्‌ ] पत्थर,---छा व. रेत, बालका 
2. परिष्कृत शकेरा । 


उपलक्षणम्‌ | उप-+लक्ष--ल्यूट ] . देखना, दृष्टि डालना, 
अंकित करना-वेलोपलक्षणार्थभम्‌--श ० ४ 2. चिह्न, 
विशिष्ट या भेदक रूप-विक्रम० ४३३ 3. पद, पदवी 
4. किसी एसी बात का ध्वनित होना जो वस्तुतः कही 
न गई हो, किसी अतिरिक्त वस्तु की ओर या अन्य 
किसी समरूप पदार्थ को ओर संकेत जबकि केवल एक 
का ही उल्लेख किया गया हो, समस्त वस्तु के लिए 
उसके किसी एक भाग का कथन, पूरी जाति को प्रकट 
करने के लिए व्यक्ति की ओर संकेत आदि (स्वप्रति- 
पादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकत्वम )--मन्‍्त्रग्रहणं 
ब्राह्म णस्थाप्य पलक्षणम्‌ पा० ११।४।८० सिद्धा० । 
उपलब्धि: (स्त्री०) [ उप--रूभ्‌+-क्तिन्‌ ] . प्राप्ति, 
अवाप्ति, अभिग्रहण--व॒ था हि मे स्यात्स्वपदीपलब्धि: 
--रघु० ५१५६, ८।१७ 2. पयवेक्षणा प्रत्यक्षज्ञानः 
ज्ञान--नाभाव उपलब्धे:--तु० न्‍्या० सू० २॥२८ 


3. समझ, मति 4. अटकल, अनुमान 5. संलक्ष्यता, 
आधिर्भाव (मीमांसकों ने “उपलब्धि! को प्रमाण का 
एक भेद माना हैं) दे० अनपलब्धि' । 

उपलम्भ: [| उप+लभ््‌+ घछझा, नुम्‌ ] . अभिग्रहण-अस्मा- 
दरकूुगली योपलम्भात्स्मतिरुपलब्धा--श ० ७ 2. प्रत्यक्ष- 
ज्ञान, अभिज्ञान, स्मृति से भिन्न संबोध (अर्थात्‌ अनुभव ) 
--अ्राकतनोपलंभ मा० ५ ज्ञातौ सुतस्पशंसुखोपलम्भात्‌ 
--रघृ० १४॥२ 3. निरचय करना, जानना--अविध्न- 
क्रियोपलम्भाय--श ० १ । 

उपलालनम्‌ [ उप+लल-+णिच्‌+ल्यूट्‌ | लाड प्यार 
करना | क्‍ 

उपलालिका [ उप+-रल-+पण्व॒ल, इत्वम्‌ | प्यास । 

उप लि ज्ञम्‌ | प्रा० स० | अपरकुन, देवी घटना जो अनिष्ट 

. सूचक हो | 

उपलिप्सा [ उप-+लभू+सन्‌+अ-+-टठाप ] प्राप्त करने 
को इच्छा । 

उपलेप: [ उप+लिप्‌ --घजा ] . लेप, मालिश 2. सफाई 
करना, सफ़ेदी पोतना 3. अवबाधा, जड होना, 
(ज्ञानन्द्रियों का) सुन्न होना । 

उपलेपनम्‌ [ उप+लिप्‌+ल्यट ] 4. मालिश, लेप, पोतना 
2. मलहम, उबटन । 

उपवनम्‌ [ प्रा० स० | बाग, बगीचा, लगाया हुआ जंगल 
>-पाण्डच्छायोपवनवृतयः केतक: सूचिभिन्ने:--मेघ ० 
२३, रघ० ८।७३, १३।७९, लता--उद्यान को बल । 

उपवर्ण: [ उप+वर्ण --घजञ् | सूक्ष्म या ब्योरेवार वर्णन । 

उपवर्णनम्‌ [ उप--वर्णू --ल्यट | सक्ष्म वर्णन, ब्योरे वार 
चित्रण--अतिशयोपवर्णनं व्याख्यानम--सुश्रुत, याज्ञ० 
१।३२० | 

उपदर्ततम [ उप-+वृत्‌+ल्यूट ] 4. व्यायामशाला 
2. जिला या परगना 3. राज्य, 4. कीचड़, दरूदल । 

उपदसथ: | उप-+-वस्‌ --अथ ] गाँव । 

उपवस्तम्‌ [ उप-+वस्‌ (स्तम्भ )--कक्‍्त | उपवास, ब्रत । 

उपवास: [ उपवस --घजञा ] 4. ब्रत--सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ 
-याज्ञ ७ १।१७५, ३।१९०, मन्‌ ० ११।१९६ 
2. यज्ञाग्नि का प्रदीप्त करना । 

उपवाहनम्‌ [ उप- वह +णिच्‌+ल्यट ] के जाना, निकट 
लाना । 

उपवाह्मः,-ह्या | उप-+-वह +पण्यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ | 4. राजा 
को सवारी का हाथी या हथिनी,--चन्द्रग॒ुप्तोपवाह्मां 
गजवशा-- मुद्रा २ 2. राजकीय सवारी । 

उपविद्या [ प्रा० स० ] सांसारिक ज्ञान, घटिया ज्ञान । 

उपविषः-षम्‌ [ प्रा० स० ] 7. कृत्रिम जहर 2. निद्रा- 
जनक, मूर्ठाकारी नशीली औषधघ--अकक्षीर स्नहीक्षीरं 
तथंव कलिहारिका, घधत्त्र: करवीरइच पंच चोपविषा: 


स्म्‌ ता: । 


( २११ ) 


उपवीणयति (ना० धा० पर०) (किसी देवता के आगे) 
वीणा या सारंगी बजाना--उपवीणयित्‌ ययौ रवेरुदया- 
वत्तिपयन नारद:---रघ० ८।३३, ने० ६।६५, कि० 
१०२८ । 

उपबीतम[ उप--वे-+-क्त ] . जनेंऊ संस्कार, उपनयन 
संस्कार 2. जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसको हिन्दू जाति 
के प्रथम तीन वर्ण धारण करते हँ--पिव्यमंशमपवीत- 
लक्षणं मातृक च धनुरूजितं दधत्‌ --रघु० ११।६४, कु० 
६।६, शि० १।७, मनु० २।४४, ६४, ४३६ । 

उपबृहणम्‌ | उप-+-बूंह -+ल्युट्‌ ] वृद्धि, सञ्चय । 

उपवेदः [ प्रा० स० ] घटिया ज्ञान, वेदों से निचले दर्ज का 
ग्रन्थसमूह । उपवेद गिनती में चार हैं, और प्रत्येक वेद 


के साथ एक एक उपवेद संलग्न हें-उदा ०, ऋग्वेद के साथ 


आयुवद (सुश्रत आदि विद्वानों के मतानसार आयवंद 
अथववबेद का उपवेद हूँ) यजुबंद के साथ धनुवंद या 
संनिक शिक्षा, सामवेद के साथ गांधववेद या संगीत और 
थववबेद के साथ स्थापत्य-शस्त्रवेद या यान्त्रिकी । 

उपवेशः-शनम्‌ [ उप-+-विश्‌- घज्म , ल्यट वा ] . बेंठना 
आसन जमाना ज॑ंसा कि प्रायोपवेशन में 2. संलग्न 
होना 3. मलोत्सग । 

उपवणवम [ उप-+-वेण--अणू | दिन के तीन कार 
“अर्थात्‌ प्रातः काल, मध्याक्ककारलू और सायंकाल 
>+बत्रिसंध्या । 

उपव्याख्यानम्‌ [ प्रा० स ] बाद में जोड़ी हुई व्याख्या या 
टीका । 

उपव्याध्र: | प्रा० स० | एक छोटा शिकारी चीता । 

उपशमः [| उप-+शम -+- घञ्म | . शान्‍्त होना, उपशान्ति 
साब्त्वना---कुतो5स्था उपशमः--बेणी ० ३, मन्यद्द:सह 
एष यात्युपशम नो सान्त्ववार्द: स्फुटम--अमरु ६, 
निवत्ति, रोक, परिसमाप्ति 2. विश्राम, छटटी, विराम 
3. शान्ति, स्थये, धर्य 4. ज्ञानन्द्रियों का नियन्त्रण । 


उपशसनम््‌ | उप-+-शम्‌ --णिच-+-ल्यट | . शान्त करना 
शान्ति रखना, चप करना 2. लघृकरण, 3. बुझाना 
विराम । 

उपशयः | उप-+-शी--अच |] 4. पास लेटना 2. माँद, घात 

० का स्थान--शि० २८० । 

उपशल्यम्‌ [| अत्या० स० ] ग्राम या नगर के बाहर का 
खुला स्थान, नगरांचछ, उपनगर--अर्थोपशल्ये रिपु- 
मग्नशल्य:---रघु० १६।३७, १५।५०, शि० ५।८ । 

उपज्ञाखा [ प्रा० स० ] गौण शाखा, अप्रधान शाखा । 

उपशज्ञान्तिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] . विराम, शमन, प्रश- 
मन--रघु० ८।३१., अमर ६५ 2. आद्वासन, 
अभिशमन । 

उपशाय: | उप-+-शी-+ घऊा_ |] बारी-बारी से सोना, दूसरे 
पहरेदारों के साथ रात को सोन की बारी । 


उपज्ालम | अत्या० स० ] घर के निकट का स्थान, घर 
के आगे का सहन,--लम्‌ (अव्य०) घर के निकट । 

उपशास्त्रम [ प्रा० स० ] लघ्‌ विज्ञान या ग्रन्थ । 

उपशिक्षा-क्षणम [ उप-+-शिक्ष--अ, ल्यूट वा | अधिगम, 
सीखना, प्रशिक्षण । 

उपहिष्य: [ प्रा० स० | शिष्य का शिष्य--शिष्योपशिपष्ये- 
रुपगीयमानमवेहि तन्मण्डनमिश्रधाम---उदभट । 


उपशोभनम-शोभा [ उप+-शभ-+ल्यट, अ वा ]) सजाना, 
अलंकृत करना । 


उपशोषणम्‌ [ उप-+शुष्‌--णिच्‌--ल्युट | सूखना, 
मुर्माना 

उपश्रतिः (स्त्री०) [| उप-+-श्रु+वितन | !. सुनना, कान 
देना 2. श्रवण-परास 3. रात को सुनाई देने वाली 


मृतिमती निशादेवी की भविष्यसूचक देववाणी--नक्तं 
निगत्य यत्किचिच्छुभाशभकरं वच:, श्रूयते तद्विदुर्धीरा 


: देवप्रइनमुपश्रुतिमूं। हारा०, परिजनोध्पि चास्या 
सततमुपश्रुत्य॑ निर्जंगाम--का० ६५ 4. प्रतिज्ञा, 
स्वीकृति । 


उपहलेष:,-बणम्‌ [ उप+श्लिष--घज्म , ल्‍यदट वा | 
. पास पास रखना, संपक 2. आलिगन । 

उपशइलोकयति (ना० धा० पर० ) कविता में स्तुति करना, 
प्रशंसा करना । 

उपसयमः | उप-+-सम्‌+यम्‌ +-अप्‌ ] 4. दमन करना, 
रोकना, बांधना 2. सष्टि का अंत, प्रलूय । 

उपसंयोग:ः [ उप-+सम्‌+यज्‌-+-घधझञक ] गोौण संबंध, 
सुधार । 

उपसरोहः | उप--सम्‌ --रुह +घजञा ] एक साथ उगना, 
ऊपर उगना, अंगूर आना (ज़र्म भरना ) । 

उपसंबाद: [ उप+सम्‌ +-वद-+-घजञा | करार, संविदा । 

उपसब्यानम [| उप--सम्‌-+-व्य-+-ल्यद | अन्त: पट,-अन्तर 
बहियोंगोपसंव्यानयो;:--पा ० १। १।३६ । 


उपसंहरणम्‌ | उप+सम्‌-+ह+ल्यद ] 4. हटा लेना 
वापिस लेना 2. रोक रखना 3. बाहर निकालना 
4. आक्रमण करना, हमला करना । 

उपसहारः: | उप--सम्‌-+-ह+घ्ञ | 4. एक स्थान पर 
कर देना, सिकोड देना 2. वापिस लेना, रोक रखना 
3. संचय, संघात 4. बटोरना, समेटना, समाप्ति 

(किसी भाषण की ) इति श्री 6. सारसंग्रह, संक्षिप्त 

विवरण 7. संक्षेप, संहृति 8. पूर्णता 9. विनाश, मत्य 
0. आक्रमण करना, हमला करना । 

उपसंहारिन (वि०) [ उप-+-सम--ह-+-घधिनण ] 4. समा- 
विष्ट करन वाला 2. एकांतिक, अपवर्जी । 

उपसक्षपः | उप-+-सम्‌-- क्षिप+-घञ | सार, सारांश 
संक्षिप्त विवरण । 

उपसख्यानम्‌ | उप--सम्‌ + र्या-- ल्यूद | 4. जोड़ना 


( २१२ ) 


2. वाद में जोड़ा हुआ, वृद्धि, अतिरिक्त निर्देशन (यह 
शब्द प्राय: कात्यायन के वातिकों के लिए प्रयक्त होता 
है, जिनका आशय पाणिनि के सूत्रों में रही छट व 
भूलों को सुधारना है, अतः ये परिशिष्ट का काम 
देते है) उदा०-जगप्साविरामप्रमादार्थानामपसंख्यानम्‌ 
तु० इष्टि 3. (व्या० में) रूप और अर्थ की दृष्टि से 
प्रत्यादेश । 

उपसग्रहः. -हणम [ उप+सम्‌+--ग्रह.+- अपू,ल्यट वा | 
. प्रसन्‍न रखना, सहारा देना, निर्वाह करना 2. सादर 
अभिवादन (चरण स्पश करते हुए) स्फुरति रभसा- 
त्पाणि: पादोपसंग्रहणाय च--महावी ० २।३० 3. स्वी 
करण, दत्तक लेना 4. विनम्र संबोधन, अभिवादन 
5. एकत्रीकरण, मिलाना 6. ग्रहण करना, (पत्नी के 
अंगीकार करना रूप में)-दारोपसंग्रह:--याज्ञ ०» १।॥५६ 
7. (बाहरी) परिशिष्ट, कोई ऐसी वस्तु जोया तो 
उपयोगी हो, अथवा सजावट के काम आवबे, उपकरण | 

उपत्तत्तिः (स्त्री०) | उय-+-सद-+क्तिन ] . संयोग, मेल 
2. सेवा, पूजा, परिचर्या 3. मेंट, दान । 

उपसद:ः [उप--सद-+-क ] . निकट जाना 2. भेंट, दान । 

उपसदनम्‌ [ उप-+-सद्‌+ल्यट ] . निकट जाना, समोप 
पहुँचना 2. गुरु के चरणों में बेंठना, शिष्य बनना 
>>तत्रोपसदनं॑ चक्र द्रोणस्यष्वस्त्रकम॑णि--महा ०» 
3. पास-पडौस 4. सेवा । 

उपसंतान: [ उप-+-सम्‌+तनु +-धज् |] 
संयोग 2. संतति । 

उपसंधानम्‌ [उप-+-सम्‌--धा-+-ल्‍्यट | जीड़ना, मिलाना । 

उपसंनन्‍्यास: | उप--सम्‌+-नि-+-अस +-घछ्् |] डाल देना, 
छोड़ देना, त्याग देना । 


उपसमाधानम्‌ | उप+ंसम्‌-+-आऋऊधारनल्यटद | एकत्र 


. अव्यवहित 


करना, ढेर लगाना--उपसमाघानं राशीकरणम 
>-सिद्धा० । 
उपसंपत्ति: (स्त्री०)) [ उप+-सम्‌+पद्‌--क्तिन ] 


है समीप जाना, पहुँचना 2. किसी अवस्था में प्रविष्ट 

| 

उवसंपन्‍न (भू० क० कृ०) [ उप--सम्‌+पद्--क़्त | ॥ 
उपलब्ध 2. पहुँचा हुआ, 3. उपस्कृत, अन्वित 4. यज्ञ 
में बलि दिया गया (पशु), बलि दिया गया--मन्‌ ० 
'५।८१,--न्नम्‌ मसाला । 

उपसंभाष:,.षघा | उप-+-सम-+-भाष-+-घरज , अ वा ] 
.-वार्तालाप--कि ० _३॥३ 2. मत्रीपर्णं अनुरोध--उप- 
संभाषा उपसात्वनम्‌-पा० १।३।४७ सिद्धा० । 

उपसरः [ उप-स -+- अप ] . (सांड का गाय की ओर) 
अभिगमन 2. गाय का प्रथम गर्भ-गवामुपसरः-सिद्धा ० । 

उपसरणम्‌ [उप-+-स॒-+-ल्यट्‌|] . (किसी की ओर) जाना 
2, जिसकी शरण ग्रहण की जाय । 


उपसगे: [उप-+-सज्‌-+-घज्ण ] 4. वीमारी, रोग, रोग से 
उत्पन्न कृशता आदि विकार--क्षीणं हन्यहचोपसर्गा: 
प्रभूता:--सुश्रत 2. मुसीबत, कष्ट, संकट, आघात, 
हानि--रत्न० १।१० 3. अपशकुन, अनिष्टकर प्राक्ृ- 
तिक घटना 4. ग्रहण 5. मृत्य का लक्षण या चिह्न 
6. धातु के पूर्व रंगने वाछा उपसगग--निपाताइचादयों 
ज्ञया: प्रादयस्तृपसगंका:, द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोका- 
दवगता इमे । गिनती में उपसर्ग २० हँ--तथाहि 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस्‌ या निर, दुस्‌ या 
दूर, वि, आ (हू) नि, अधि, अपि, अति, सु 
अभि, प्रति, परि, उप; या २२ यदि निस-निर्‌ और 
दुस-दुर को अलग २ शब्द समझा जाय । इन उपसर्गों 
की विशेषता के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हें। एक 
सिद्धान्त के अनुसार तो धातुओं के अनैफ अर्थ होते हैं 
(अनकार्था हि धातव:), जब उपसगे उन घातुओं के 
प्र जोड़ जाते हूँ तो वह केवल धातुओं में पहले से 
विद्यमान--परन्तु गुप्त पड़े हुए--अर्थ को प्रकाशित 
कर देते हैँ, वह स्वयं अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करते 
क्योंकि वह हैं ही अर्थदीन । दूसरे सिद्धान्त के अन- 
सार उपसर्ग अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, वह 
धातुओं के अर्थों में सुधार करते हैं, बढ़ाते है, और 
कई उनके अर्थों को बिल्कुल बदल देते हं--तु० सिद्धा० 
--उपसगंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार- 
संहारविहारपरिहारवत्‌ । और तु० धात्वर्थ बाघते 
कश्चित्कश्चित्तमनवर्तेते, तमेव विशिनष्टयन्य उपसग- 
गतिस्त्रिधा । 


उपसजनम [उप--सज--ल्यट |] 4. उडलना 2. मसीबत 
संकट (ग्रहण आदि), अपशकुन 3. छोड़ना 4. ग्रहण 
लगना 5. अधीनस्थ व्यक्ति या वस्तु, प्रतिनिधि 6 
(व्या० में) वह शब्द जिसका अपना मल स्वतंत्र स्वरूप 
व्यत्पत्ति के कारण या रचना में प्रयकक्‍त होने के कारण 
नष्ट हो गया हो और जब कि वह दूसरे शब्द के अर्थ 
का भी निर्धारण करे (विप० प्रधान) । 

उपसपे: [उप+-सप्‌+घछजा | समीप जाना, पहुँच । 

उपसर्पणम [उप-+-सप्‌-+ल्यट | निकट जाना, पहुँचना, 
अग्रसर होना । 

उपसर्या [उप-+-स+यत्‌--टाप्‌ | गर्मायी हुई या ऋतुमती 
गाय जो साँड के उपयक्त ही । 

उपसन्दः [प्रा० स०] एक राक्षस, निकुंभ का पुत्र तथा संद 
का भाई । 

उपसुर्थकम्‌ [ उपसूर्य +कन्‌] सूर्य मण्डल या परिवेश । 

उपसष्ट (भ० क० कृ०) [उप-+-सुज्‌--कक्‍्त] 4. मिलाया 
हुआ, संयकक्‍त, संलग्न 2. भूत-प्रेताविष्ट, या भत-प्रेत- 
ग्रस्त---उपसष्टा इव क्षद्राधिष्ठितभवना:--का० १०७ 
3. कष्टग्रस्त, अभिभूत, क्षतिग्रस्त--रोगोपसष्टतन दुवे- 


( रे१३ ) 


सरति ममक्ष:--रघ० ८।९४ 4. ग्रहण-ग्रस्त 5. उपसर्गे- 
यक्‍त (घात॒)--ऋरधद्रहो रुपसुष्टयो: कम--पा० १॥४। 
३८,-८्टः ग्रहण से ग्रस्त सूर्य या चन्द्र मा,--ष्ठम्‌ 
मंथन, संभोग । 

उपसेकः-उपसेचन [उप--सिच |-घञ्म , ल्यद वा| . उड़- 
लना, छिड़कना सींचना 2. भीगना, रस,--नी कड़छी 
या कटोरी जिससे उड़ला जाय । 

उपसेवनम्‌, -सेवा | उप+सेव्‌+ल्यूट, अ+टठाप्‌ वा | 
. पूजा करना, सम्मान करना, आराधना 2. उपासना 
--राज"--मन ० ३।६४ 3. लिप्त होना--विषय 
4. काम लेता, (स्त्री का) उपभोग करना--परदार 
“मन ० ४।१३४ | 

उपस्कर: [उप--क--अप्‌, सुट] !. जो किसी दूसरी वस्तु 
को पूरा करने के काम आवे, संघटक, अवयव 
2, (अतः) (सरसों, मिर्च आदि ) मसाला जो भोजन को 
स्वादिष्ट बनाये 3 सामान, उपबन्ध, उपांग, उपकरण 
“>--शि० १८।७२ 4. घर-गृ्‌हस्थी के काम को वस्तु 
(जैसे झाड़) याज्ञ ० १८३, २।१९३, मनु० ३।६८ 
१२।६६, ५।१५० 5. आभूषण 6. निनन्‍्दा, बदनामी । 


उपस्करणम्‌ [उप--कृ+ल्यूट, सुद | 4. वध करना, क्षत- 
विक्ष। करना 2. संचय 3. परिवतेन, सुधार 
4. अध्याहार, 5. बदनामी निन्‍्दा । 

उपस्कार: [उप--कृ--घज्म ,सुट |] 4. अतिरिक्तक, परि- 
शिष्ट, 2. अध्याहार--( न्‍्यून पद की पति )--साकां- 
क्षमन॒पस्कारं  विष्वग्गतिनिराकुलम--कि० ११।३८ 

सुन्दर बनाना, सजाना, शोभायुक्त करना---उक्तमे 

बाथ॑ सोपस्कारमाह--रघ ० ११।४७ पर मल्लि० 
4. आभूषण 8. प्रहार 6. संचय । 

उपस्कृत (भू० क० क्ृ० ) [उप-+-क+-- +-क्‍्त, सुट | . तैयार 
किया हुआ 2. संचित 3. सजाया गया, अलंकृत किया 
गया 4. अध्याहृत 5. सुधारा गया । 

उपस्कृति: (स्त्री०) [उप--कृ-+-क्तिन्‌, सुट | परिशिष्ट । 

उपस्तम्भ:-भनम्‌ [उप--स्तम्भू-- घज्म , ल्यूट्‌ वा] . टेक, 
सहारा 2. प्रोत्साहन, उकसाना, सहायता 3. आधार, 
नींव, प्रयोजन । 

उपस्तरणम्‌ [उप+-स्त+ल्यदट| !. फैलाना, बिछाना, 
बखेरना 2. चादर, 3. बिस्तरा 4. कोई बिछाई हुई 
(चादर आदि )---अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 

उपस्त्री (स्त्री०) [प्रा० स०] रखल । 

उपस्थ: [उप--स्था-+-क | . गोद 2. (शरीर का) मध्य 
भाग, पेड ,---स्थः--स्थम्‌ ॥. (स्त्री या पुरुष की ) जनने- 
न्द्रिय, विशेषत: योनि--स्तानं मौनोपवासेज्या स्वा- 
घ्यायोपस्थनिग्रहा:--याज्ञ ० २।३ १४ (पुरुष का लिग) 
स्थलोपस्थसंथलीष --भतं ० १२० (स्त्री को योनि) 
हस्तों पायरुपस्थशच-याज्ञ ० ३।९२ ( यहाँ यह शब्द दोनों 


अर्थों में प्रयकत है) 2. गुदा 3. कल्हा। सम ०--निप्रहः 
इन्द्रिययमन, संयम--याज्ञ ० ३।३ १४,-- दलः--पत्रः 
पीपल का वृक्ष (क्योंकि इसके पत्ते स्त्री-योनि के 
आकार के समझप होते हैं) । 
उपस्थानम [उप-+स्था--ल्यूट] 4. उपस्थिति, सामीप्य 
2. पहुँचना, आना, प्रकट होना, दर्शन देना 3. (क) 
पूजा करना, प्रार्थना, आराधना, उपासना---सूर्यो पस्था- 
नात्प्रतिनिवृत्तं पुरूरव्सं मामपेत्य--विक्र ७ १, सूयस्यों 
पस्थान कुर्व:-विक्रम ० ४, याज्ञ ० १२२, (ख) अभिवा- 
दन, नमस्कार 4. आवास 5. देवालय, पुण्यस्थल, मन्दिर 
6. स्मरण, प्रत्यास्मरण, स्मति-नयाज्ञ ० ३। १६० । 


उपस्थापनम्‌ [उप-+-स्था-|- णिच--ल्यूद | . निकट रखना 
तेयार होना 2. स्मति को जगाना 3. परिचर्या, सेवा 

उपस्थायक: [उप-+-स्था-ण्वल | सेवक । द 

उपस्थितिः (स्त्री०) [उप--स्था+- क्तिन्‌ | !. पास जाना 
2. सामीप्य, विद्यमानता 3. अवाप्ति, प्राप्ति 4. सम्पन्न 
करना, कार्यान्वत करना 5. स्मरण, प्रत्यास्मरण 
6. सेवा, परिचर्या । 

उपस्नेहः [ उप-- स्निह +घंञ_ ] गीला होना । 

उपस्पशेः-शनस्‌ [ उप--स्पश--घज्ण , ल्युट वा ] !. स्पशे 
करना, सम्पक 2. स्नान करना, संक्षालन, घोना 
3. कुल्ला करना, आचमन करना, मा्जन करना, (अंगो 
पर जल के छींट देना---एक धामिक कृत्य ) 

उपस्मतिः (स्त्री०) [ प्रा० स० | लूघ॒ धमंशास्त्र या विधि 
ग्रन्थ (यह संख्या मे १८ हूं) 


उपस्रवणम्‌ [ उप+-खल्रु+ल्यूद ] . रज का मासिक स्राव 
हीना 2. बहाव । 

उपस्वत्वम [ प्रा० स० ] राजस्व, लाभ (जो भूमि अथवा 
पूँजी से प्राप्त हो ) । 

उपस्वेद: | उप-+-स्विद --- घञ्म | गीलाषन, पसीना । 

उगहत (भू० क० कृ०) [ उप+हन्‌+कक्‍्त | 7. क्षत- 
विक्षत, जिस पर आधात किया गया हो, क्षीण, पीडित 
चोट लगा हुआ -कु० ५॥७६ 2. अभिभूत, आबडद्ध, 
आहत, पराभल-- दारिद्रयँ/, लोभ", दर्पें", काम", 
शोक आदि 3. सवंथा विनष्ट--कथमत्रापि देवेनो- 
पहता वयम्‌--मुद्रा ० २, देवेनोपहतस्य बद्धिरथवा पूर्व 
विपयंस्यति-म॒द्रा० ६।८ 4. निदित, भत्सना किया गया 
उपेक्षित 5. दृषित, कलषित, अपवित्रीकृत--शारी र- 
मल: सुराभिमंद्यर्वा यदूपहत॑ तदत्यन्तोपहतम्‌-- विष्णु । 
सम ०--आत्मन्‌ क्षुब्धमना, उद्धवि्लमना,--दृश (वि०) 
चोंधियाया हुआ, अंधा किया गया--कि० १२।१८, 
>-थी (वि०) मढ़ । 

उपहतक (वि०) | उपहत--कन्‌ | हतभाग्य, अभागा । 

उपहृतिः (स्त्री०) | उप-+-हन्‌--क्तिन्‌ ] . प्रहार 2. वध, 
हत्या।... 


उपहृत्या [ प्रा० स० ] आँखों का चौंधियाना । 

उपहरणम्‌ [ उप+ह+ल्यूट |] 4. निकट लाना, जाकर 
लाना 2. ग्रहण करना, पकड़ना 3. देवता आदि को 
भेंट प्रस्तुत करना 4. बलिपश देना 5. भोजन 
परोसना या बॉटना । 

उपहसित (भू० क० कृ०) [ उप+हस्‌+क्त | मजाक 
उड़ाया गया, भत्सना किया गया,--तम्‌ व्यंग्यपृण 
अट्टहास, हसी उड़ाना । 

उपहस्तिका | उपहस्त--कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ | पान-दान 
--उपहस्तिकायास्त म्बूल॑ कर्पूरसहित मुद्घृत्य ---दश ० 
११६। 

उपहारः [ उप+-ह + घञझ ]4. आहुति 2. भेंट, उपहार 
--रघु ० ४॥८४ 3. वलि-पश, यज्ञ, देवता का नजराना 
“रघृ० १६।३९ 4. सम्मान-सूचक भेंट, अपने 
बड़ों को उपहार देना 5. सम्मान 6. शांति के मल्य 
स्वरूप क्षति प्रक उपहार---हि० ४॥११० 7. अम्या- 
गतों में परोसा गया भोजन । 

उपहारिन्‌ (वि०) [ उपहार + णिनि ] देने वाला, उपहार 
प्रस्तुत करने वाला, लाने वाला । 

उपहालकः [ /” ] कुन्तल देश का नाम । 

उपहासः [ उप+हस+घछजा | . मजाक उड़ाना, हंंसी- 
दिलल्‍्लगी--रघ्‌ ० १२।३७ व्यंग्यपूण अट्वहास 3. हंसी 
मजाक, खंलकद । सम० -आस्पदम्‌ -- पात्रम उपहास 
की सामग्री, भांड, उपहास्य । 

उपहासक (वि०) [ उप+हस्‌+ण्वुलू | हंसी-मजाक 
उड़ाने वाला,---कः विदृषक, दिल्लगी बाज । 

उपहास्य (वि०, सं० कृ०) [उप-+हस+ण्यत्‌] मजाकिया 
-- ता गम्‌ या या-हँसी मजाक को वस्तु बनना 
ठिठीलिया--गमिष्य म्यपहास्यताम रघ० १।३ । 

उपहित (वि०) [ उप+-धा+क्त ] रक्‍्खा गया, दे० उप- 
पृवक 'घा । 

उपहृतिः (स्त्री०) [ उप+ द्व॑+ क्ष्तन्‌ ] बुलावा, आह्वान, 
निमंत्रण.--शि० १४।३० । 

उपह्वरः [ उप+हव+घ | एकान्‍्त या अकेला स्थान, 
निजी जगह--उपद्रे पुनरित्यशिक्षयं घनमित्रम्‌ 
-““देश ० ५४ 2. सामीप्य । 

उपद्यानमभ्‌ [ उप+ दें +ल्‍ल्यूट | . बूलाना, निमंत्रित 
करना 2. प्रार्थना मंत्रों के साथ आवाहन करना । 

उपांश (अव्य०) [ उपगता अंशवों यत्र ] 4. मन्द स्वर 
से, कानाफूसी 2. चूपके से, गुप्तरूप से-परिचेतुमुपांशु- 
घारणाम--रघ्‌ ० ८।१८- श्ुः मन्द स्वर में की गई 
प्र्थना, मंत्रों का जप करना तु०, मन० २।८५। 

उपाक रणम्‌ [ उप+-आ-+-कृ+ल्यट्‌ | 3. आरंभ करन के 
लिए निमंत्रण, निकट लाना 2. तैयारी, आरम्भ, उप- 

म 3. प्रारंभिक अनुष्ठान करने के परचात्‌ वेद-पाठ 


अनिनिनीनगभगभगभ02टधिनयि--न-नन-म---- नमन 


का उपक्रम --तृ० उपाकमन,--वेदोपाकरण[रूयं कर्म 
करिष्यं-- श्रावणी मंत्र । क्‍ 

उपाकमंन्‌ (नप्‌ ०) [ उप-+-आ-+क#+- मनिन्‌ ] 4. तैयारो, 
आरभ, उपक्रम 2. वर्षारंभ के पश्चात्‌ वेदपाठ के 
उपक्रम से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान (तु० 
श्रावणी ) याज्ञ ० १।१४२, मनु० ४॥११९ | 

उपाकृत (भू० क० कृ०) [ उप+आ+कऋ#-+कक्‍्त | 
4. निकट छाया हुआ 2. यज्ञ में बलि दिया गया 
3. आरब्ध, उपक्रात । 

उपाक्षम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] आँखों के सामने, अपने 
समक्ष । 

उपास्यानम-नकम्‌ [ उप-+-आ+ख्या+ल्यूट्‌ पक्ष कन्‌ च | 

“णछोटी-कथा। गल्प या आख्यायिका- -उपाखझ्यानेविना 
तावद्‌ भारत॑ प्रोच्यते बृध:---महा० । 


उपागमः [उप-+-आ+गम्‌-- अप्‌ ] 4. निकट जाना, पहुँचना 
2. घटित होना 3. प्रतिज्ञा, करार 4. स्वीकृति । 
उपाग्नस [ प्रा० स० |] . चोटी या किनारे के निकट का 
भाग 2. गोण अंग । 
होकर 


उपाग्रहणम्‌ [ उप-+-आ+ ग्रह + ल्यूट |] दीक्षित 
वेदाध्ययन करना | 

उपाड्स्‌ [प्रा० स०] . उपभाग, उपशोषक 2. कोई छो £/] 
अंग या अवयव 3. परिशिष्ट का प्रक 4. घटिया 
प्रकार का अतिरिक्त काय 5. विज्ञान का गौण भाग 
--वेदांगों के परिशिष्ट स्वरूप लिखा गया ग्रन्थ समह 
(ये चार हैं - पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्राणि) । 

उपचार: [ उप-+-आ--चर-+घका | 4. (वाक्य में शब्द 
का ) स्थान 2. कायविधि । 

उपाजे (अव्य०) (केवरू 'कृ धातु के साथ प्रयोग) 


--सहारा देना--उपाजेकृत्य या कृत्वा--सहारा देकर 
>पा० १४७३ सिद्धा० । 


उपाज्जनम्‌ [उप--अज्जू -- ल्यट | - मलना, लीपता (गोबर 
आदि से ) पोतना (सफंदी, चूना आदि )-मनु ० ५। १०५, 
१२२।१२४, मठादे: (सुधागोमयादिना संमाजनानुः 
लेपनम्‌--मेधातिथि ) । 

उपात्ययः | उप-+-अति+-इ+अच ] उल्लंघन करना, 
(प्रचलित प्रथा से) विचलन । 

उपादानम्‌ [ उप--आ-+दा-+ल्यूट |] 4. लेना, प्राप्त 
करना, अभिग्रहण करना, अवाप्त करना -बिश्रब्ध॑ं 
ब्राह्मण: श॒द्रात्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌--मन्‌ ० ८।४१७ 
विद्याट---का ० ७५ 2. उल्लेख, वर्णन 3. समावेश, 
मिलाना 4. सांसारिक पदार्थों से अपनी ज्ञानन्द्रियों व 
मन को हटाना 5. कारण, प्रयोजन, प्राकृतिक या 
तात्कालिक कारण--पाटवोपादानो भ्रमः--उत्तर० 
२, अने० पा० 6. सामग्री जिनसे कोई वस्तु बने, 
भौतिक कारण-निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च 


कट कल ; गह हज पी 9 आह ला की आओ ० | 
है; ० - है 


कर 

ा गा की 
7 न्‍् जुआ है बना ऋज, 
बढ न्मू 
च् 


( 


वेक्षणात्‌--अधिक रणमांला 7. अभिव्यंजनां की एक 
रीति जिसमें अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के 
अतिरिक्त न्‍्यूनपद की पूति भी अध्याहार द्वारा कर 
ली जाती हँ-स्वसिद्धय पराक्षेप:'  'उपादान म्‌-काव्य ० 
२। सम०--कारणम भौतिक कारण-प्रक्ृति- 
इचोप[दानका रणं च ब्रह्म प्युपगन्तव्य -शारी ०,-लक्षणा 
््ू अजह त्स्वार्था, दे० काव्य ० २ ॥ सा० द० १४ भी । 


उपाधि: | उप+-आ-+धा+-कि | . जालसांजी, धोखा, 
दाँव 2. प्रवंचना, (वेदान्त में) छद्मवेष धारण करना 
विवेचक या विभेदक गण, विशेषण, विशेषता 
>-तदुपधावेव सद्भूत:ः---काव्य ० २, यह चार प्रकार 
का हं--जाति, गण क्रिया, तथा संज्ञा 4. पद, उपनाम 
(भट्टाचाय, महामहोपाध्याय, पंडित आदि) 5. सीमा 
(देश काल आदि की ) अवस्था (बहुधा वेदान्तदशन म ) 
6. प्रयोजन, संयोग, अभिप्राय 7. (तर्क में) किसी 
सामान्य बात का विशेष कारण 8. जो व्यक्ति अपने 
परिवार का भरण-पोषण करने में सावघान हें । 
उपाधिक (वि०) [ अत्या० स० | अधिक, अधिसख्य, 
अतिरिक्त । 
उपाध्याय: [ उपेत्याधीयते अस्मात्‌-उप--अधि--३-+ 
घजञा | 4. अध्यापक, गरु 2. विशेषतः अध्यात्मगुरु 
घमशिक्षक (उपशिक्षक---जो वेद के किसी भाग को 
केवल पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए पढ़ाता हं-- 
आचाये से निम्न पदवी का) तु०--मनु० २।१४१ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाड्भान्यपि वा पुनः, योध्ष्यापयति 
वृत््ययमृपाष्याय: स उच्यते । दे० अध्यापक' और 
आचाये के नीचे भी,--या स्टत्री-अध्यापिका,--यी 
अध्यापिका 2. गरुपत्नी । 
उपाध्यायानी | उपाध्याय-- डी५व, आनुक | गुरुपत्नी | 


उपानह (स्त्री०) | उप-नह +-क्षिवप्‌ू उपसगदीघ: | 
चप्पल, जूता--उपानद्‌गूढ़पादस्य सर्वा चर्मावृतेव भू: 
--हि० ११२२, मन० २॥२४६, दवा यदि क्ियते 

. राजा स कि नाइनात्युपानहम्‌ -हि० ३॥५८। 

उपान्तः [ प्रा० स० | . किनारी, छोर, गोट, पलल्‍ला, सिरा 
--उपान्तयोनिष्कृुषितं विहझगं:--रघु० ७।५०, कु० 
२।६९, ७।३२, अमरु २३, उत्तर० १।२६ वल्कलू 
>-का० १०६ 2. आँख की कोर--रघ्‌० ३।२६ 

अव्यवहित सान्निध्य, पड़ोस--तयोरुपान्तस्थित सिद्ध- 

सनिकम्‌--रघ्‌ ० ३।५७, ७।२४, १६।२१, मेघ० २४ 
4. पारवंभाग, नितम्ब--मेघ० १८। 

उपान्तिक (वि०) [ प्रा० स० | निकटस्थ, समीपी, पड़ौसी, 
--कम्‌ पड़ोस, सामीप्य । 

उपान्त्य (वि०) [ उपान्त+यत्‌ | अन्तिम से पूर्व का 
-उक्तमपदमपान्त्यस्यो पलक्षणाथम-सिद्धा ०,-स्यः आँख 
की कोर,-त्यम्‌ पड़ोस । 


२१५ ) 


उपाय: [ उप--इ+घजञ ] 4. (क) साधन, तरकीब 
क्ति--उपायं चिन्तयपत्पाज्ञस्तथापायं च चिन्तयंत्‌ 
पंच ० १।४०६, अमर २१, मनृ० ७।१७७ ८।४८, 
(ख) पद्धति, रीति, कूटचारलू 2. आरम्भ, उपक्रम 
3. प्रयत्न, चेष्टा--भग ० ६।३६, मनु० ९२४८, १०।॥२ 
4. शत्र पर विजय पाने का साधन (यह चार हूं 
--सामन्‌, समझौता-वार्ता, दानम्‌-रिश्वत, भेदः-फूट 
डालना और दंड:-सजा देना (सीधा घावा बोलना), 
कुछ छोग तीन और जोड़ देते हँ--माया-- धोखा, 
उपेक्षा-दाँव-पेच, अवहेलना, इंद्रजआाल-जादू-टोना करना, 
इस प्रकार कुल संख्या सात हुई),--चतुर्थापायसाध्य तु 
रिपौ सान्त्वमपक्रिया-- शि० २।५४, सामादीतामुपा- 
यानां चतुर्णामपि पण्डिता:-मनु० ७।१०९ 5. सम्मिलित 
होना (गायन आदि में) 6. पहुँचना । सम ०--चतुष्ट- 
यम, शत्रु के विरुद्ध की जाने वाली चार तरकीबें --दे ० 
ऊ०,->ज्ञ (वि०) तरकीब निकालन म॑ चतुर--तुरोय 
चौथी तरकीब अर्थात्‌ दंड,--योगः साधन या युक्ति का 
प्रयोग--मनु० ९।१० । 
उपायनम्‌ | उप-+-अयू-- ल्युट्‌ | . निकट जाना पहुँचना 
2. शिष्य बनना 3. किसी धाभिक संस्कार में व्यस्त रहना 
4. उपहार, भेंट--मालविकी पायन प्रेषिता--मालवि ० 
१, तस्योपायनयोग्यानि वस्तूनि सरितां पति:--कु० 


२। २७, रघु० ४॥७९ | 

उपारम्भ: [ उप+-आ-+ रभ्+ंषण, नुम्‌ ] आरभ, उप- 
क्रम, शुरू । 

उपाजनम्‌ -- ना [ उप+-अज +ल्यूट्‌, युच्‌ वा ] कमाना, 
लाभ उठाना । 


उपाय (वि०) [ ब० स० ] थोड़ मल्य का । 
उपाठमस्भ: - भनस | उप-+-आ+ छभ्‌ -- घञ् , नम, ल्यूट 
वा ] . दुवंचन, उलाहना, निन्दा--अस्या महदुपाल- 
म्भनं गतोउस्मि- -श० ५, तवोपालम्भ पतिताउइस्मि--- 
मालवि० १, तुम्हारा उलाहना सिर-मार्थ पर 
2. विलंब करना, स्थगित करना । 


उपाव्तंनम | उप-+-आ--वृत--ल्यट ] 4. वापिस आना 
या मड़ना, लौटना-त्वदुपावतनर्शाडू मे मन: (करोति) 
5 रघु० ८५३ <. घमना, चक्‍कर काटना 
3. पहुँचना 

उपाश्रयः [| उप+-आ-+-श्रि ! अच्‌ ] . अवलंब, आश्रय 
सहारा--भत ० २।४८ 2. पात्र, पान वाला 3. भरोसा 
निर्भर रहना 

उपासक: [ उप-+-आस+ण्वुल । 4. सेवा में उपस्थित 
पूजा करन वाला 2. सेवक, अनुचर 3. श॒द्र, निम्त- 
जाति का व्यक्ति । 

उपासनम--ना | उप-+आस्‌ -- ल्यूट, यूच वा | 4. सेवा 
हाजरी, सेवा में उपस्थित रहना 2. शीलं खलोपास- 


( २१६ ) 


नात्‌ (विनश्यति) पंच० १।१६९, उपासनामत्य पितु: 
सम सुज्यते--न ० १।३४, मनु० ३३१०७, भग० १३॥।७, 
याज़्० २।१५६ 2. व्यस्त, तुला हुआ, जुटा हुआ 
“संगीत मृच्छ० ६, मनु० २।६९ 3. पूजा, आदर, 
आराधना, शराभ्यास 5. धामिक मनन 6. यज्ञाग्नि । 

उपासा | उप-+-आस्‌+अ--टापू ] १. सेवा, हाजरी 
2. पूजा, आराधना 3. धामिक मनन । 


उपास्तमनम्‌ [ प्रा० स० ] सूर्य छिपना । 

उपास्तिः (स्त्री०) [ उप-|+ आस -+क्तिन | [. सेवा, सेवा 
में उपस्थित रहना (विश्येषतः देवता की) 2. पूजा, 
आराघना । 

उपास्नत्रम [ प्रा० स० ] गोण या छोटा हथियार । 

उपाहारः [ प्रा० स० ) हल्का जलपान (फल, भिष्टान्न 
आदि ) । 

उपाहित (भू० क०. कृ०) [ उप-+-आ+घा+कक्‍्त ] 
. रक्‍्खा गया, जमा किया गया, पहना गया आदि 
2. संबद्ध, सम्मिलित,--त: आग से भय, या आग से 
होने वाला विनाश । 

उपेक्षणम्‌ ८ उपेक्षा । 

उपेक्षा [ उप-+ईक्ष+-अ--टाप ] 4. नजर-अंदाज करना, 
लापरवाही बरतना, अवहेलना करना 2. उदासीनता, 
धृणा, नफ़रत--क्रुर्यामुपेक्षां हृतजीविते5स्मिनु--रघु० 
१४॥६५ 3. छोड़ना, छुटकारा देना 4. अवहेलना, 
दांव पेंच, मक्‍्कारी (युद्ध में विहित ७ उपायों में 
से एक) । | 

उपेत (भू० क० कृ०) | उप--इ--क्त ] 4. समीप आया 
हुआ, पहुँचा हुआ 2. उपस्थित 3. युक्त, सहित 
(करण० के साथ या समास में)--पृत्रमेव॑ गुणोपेतं 
चक्रवतिनमाप्नहि--श० १॥१२। 

उपेन्द्र: [उपगत इन्द्रम--अनुजत्दात ] बिष्ण या कृष्ण, (इन्द्र 
के छोटे भाई के रूप में अपने पाँचवें अवतार (वामन) 
के अवसर पर ) दे० इन्द्र, उपेन्द्र-- वज्नादपि दारुणो- 
5सि-भगीत० ५, यदृपेन्द्रस्तमतीन्द्र एव सः--शि० 
११॥७० | 

उपेय: (सं० $०) [उप--इ-+यत्‌ ] . पहुँचने के योग्य 
2. प्राप्त कर लेने के योग्य 3. किसी भी साधन से 
प्रभावित होने के योग्य । 

उपोढ्द (भू० क० कृ०) | उप+वह +कक्‍त ] 4. संचित, 
एकत्र किया हुआ, जमा किया हुआ 2. निकट छाया 
हुआ, निकटस्थ 3. य॒द्ध के लिए पंक्तिबद्ध 4. आरब्ध 
5. विवाहित । 

उपोत्तम (वि०) [ अत्या० स० ] अन्तिम से पूर्व का, 
“मस्‌ (अक्षरम्‌ ) अन्तिम अक्षर से पूर्व का अक्षर । 

उपोद्घधात: [ उप--उद्‌+हन्‌+घञणा ] 4. आरम्भ 

2. प्रस्तावना, भूमिका, 3. उदाहरण, समुपय॒क्त तक या 


, उपोदृबलक (वि०) [ उप--उद्‌+बल+ग्वुल्‌ ] पुष्ट 


दृष्टान्त 4. सुयोग, माध्यम, साधनः्तत्पतिच्छन्दक- 
मपोदघातेन माधवान्तिकमुपेयात्‌--मा० १ 5. विहले- 
षण, किसी वस्तु के तत्तवों का निश्चय करना । 


करने वाला । 

उपोदबलनम्‌ [| उप-+उद्‌+बल--ल्युट्‌ | प्रष्ट करना, 
समर्थन करना । 

उपोषणम्‌--उपोषितम्‌ [ उप--वस्‌ +ल्युटू, क्‍्त वा | 
उपवास रखना, ब्रत । 

उप्ति: (स्त्री०) [ वप्‌+कक्‍्तिन्‌ | बीज बोना । 

उब्जू (तुदा० पर०) (उब्जति, उब्जित) 4. भींचना, 
दबाना 2. सीघा करना ! 

उस्‌, उभ्भ्‌ (तुदा० क््या० पर०) (उभति या उस्भति, 
उम्नाति, उम्मित ). संसीमित करना 2. संक्षिप्त करना 
3. भरना--जलकुम्भमुम्मितरसं सपदि सरस्या: समान- 
यन्त्यास्ते--भामि० २।१४४ 4. आच्छादित करना, ऊपर 
बिछाना--सर्वमर्मंस काकुत्स्थमोम्मत्तीदर्ण: शिली मुख: 
>भद्वटि० १७।८८ । क्‍ 

उभ (सवं० कि ०) (केवल द्विवचन में प्रयुक्त) [उर्न भक्‌ | 
दोनों,--उभौ तौ न विजानीत:--भग० २॥१९, कु० 
४४३ मनु० २।१४, शि० ३।८। 

उभय (सवं०, वि०) ट(स्त्री०--यी) [उभम्न॑-अयद | 
(यद्यपि अर्थ की दृष्टि से यह शब्द द्विवचनांत हैं, 
परन्तु इसका प्रयोग एक वचन और बहुबचन में ही 
होता है, कुछ वैयाकरणों के मतानूसार ह्विवचन में भी ) 
दोनों (पुरुष या वस्तुएँ) --उभयमप्यपरितोषं सम्थये 
-श० ७, उभयमानशिरे वसुधाधिपा:--रघु० ९।९, 
उभयीं सिद्धिमभाववापतु:--८। २३, १७।३८, अमरु 
६०, कु० ७।७८, मनु० शापुप, ४॥२२४, ९३४। 
सम०--चर (धथि) जल, स्थल या आकाश में विचरण 
करने वाला, जल स्थल चारी,--बिद्या दो प्रकार की 
विद्याएँ, परा और अपरा, अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या और 
लोकिक ज्ञान,-विध (वि०) दोनों प्रकार का, 
-वैतन (वि०) दोनों स्थानों से वेतन ग्रहण करने 
वाला, दो स्वामियों का सेवक, विश्वासधाती,-- व्यंजन 
(वि०) (स्त्री और पुरुष) दोनों के चिह्न रखने वाला, 
--संभवः उभयापत्ति, दुविधा । 

उभयतः (अव्य०) [उभय--तसिल | 4. दोनों ओर से, 
दोनों ओर, (कर्मं० के साथ )--उम्यतः कृष्णं गोपाः 
-यसिद्धा० याज्ञ ७ १।॥५८, मन्‌० ८।३१५ 2. दोनों 
दक्षाओं में 3. दोनों रीतियों से--मनु ० १४७, | सम० 
-दत्‌,--दनन्‍त (वि०) दोनों ओर (नीचे और ऊपर 
दाँतों की पंक्ति वाला,--मनु० १।४३,--भुख (वि० 
8. दोनों ओर देखने वाला 2. दुम॒ंहा (मकान आदि ) 
(--खी) ब्याती हुई गाय-ॉऑयाज्ञ ० १।२०६-७ । 


( २१७ 


उभयत्र (अव्य०) [उभय-+-त्रलू | . दोनों स्थानों पर 
2. दोनों ओर 3. दोनों अवस्थाओं मं--मनु० ३।१२५, 
१६९७। 

उभयथा (अव्य०) [उभय-थाल | 4. दोनों रीतियों से 
-उभयथापि घटतै-विक्रम ० ३ 2. दोनों दशाओं में । 

उभय (य) यु: (अव्य०) [ उभय-चुस्‌, एच्युसू वा | 
. दोनों दिन 2. आगामी दोनों दिन । 

उम्र (अव्य ०) [उम+ड्म| (क) क्रोध (ख) प्रश्नवाच- 
कता (ग) प्रतिज्ञा या स्वीकृति और (ध) सौजन्य या 
सान्त्वना को प्रकट करने वाला विस्मयादि द्योतक 
अव्यय । 


उम्रा (ओः शिवस्य मा लक्ष्मीरिव, उ शिवं माति मन्यते 
पतित्वेन मा-क वा तारा० | 4. हिमवान्‌ और मेना की 
पुत्री, शिव की पत्नी, कालिदास नाम की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार करता हं--उ मेति (ओह, बस अब तपस्या न 
) मात्रा तपसो निषिद्धा पर्चादुमाख्यां सुमुखी 
जगाम--कु० १२६, उमावषाद्ली--रघु० ३२॥२३ 
2. प्रकाश, आभा 3. यश, ख्याति 4. शान्ति, प्रशान्तता 
5. रात 6. हेल्‍दी, 77 सन। सम०--गरुः--जनक 
हिमालय पव॑त (उमा का पिता होने के नाते ),--पति 
शिव--मह रन॒स्मरयन्तमन॒क्षपं त्रिपुरदाहममापतिसेविन 
--कि० ५३१४, इसी प्रकार 'ईश:, वबललभ:, सहाय 
आदि,-- सुतः कातिकेय या गणश । 
उम्ब (ब) रः [उम-+-व॒+-अच्‌ पृषो०| तरंगा, द्वार 
की चौखट की ऊपर वाली लकड़ो । 
उरः [उर+क!] भड़ । 
उरगः (स्त्री०--गो) |उरसा गच्छति, उरस--गम्‌--ड, 
सलोपश्च | . सपे, साँग--अंगुलीवो रगक्षता--रघु ० 
१।२८, १२॥५, ९१ 2. नाग या पुराणों में वाणित 
मानव मख वाला अधदिव्य सॉप-देवगन्धवंमानुषो रग- 
राक्षसन-नल ० १।२८, मनृ० ३।१९६ 3. सीसा,--गा 
एक नगर का नाम--रघु ० ६।५९। सम०--अरि 
--अशनः,--शत्रः . गरड़ (साँपों का शत्र ) 2. मोर 
--इन्द्र:,-- राजः वासुकि या शेषनाग,--प्रतिसर (वि०) 
विवाह-मद्विका के स्थान मे सॉप रखने वाला,--भूषण 
शिव (साँपों से सुभूषित ),--सारचन्दनः,--नम एक 
प्रकार की चन्द्ग की लकड़ीो,--स्थानम नागों का 
आवासस्थान अर्थात्‌ पाताल । 
उरड्रः--गमः [उरस्‌-+-गम्‌-+-खच्‌, सलोप:, मुमागमइच | 
साँप । 
उरणः (स्त्री०---णी) [ऋ--क्यु, उत्वं, रपरश्च | . भड़ा 
भेड--व॒कीवो रणमासाद मत्यरादाय गच्छति--महा ० 
“” 2. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मार दिया था,--णी 
भेड़ी । 
उरणकः [उरण +कन्‌ | . भेड़ा, मेष 2. बादल । 
२८ 


) 


उरभ्रः | उरु उत्कट भ्रमति इति--उरु-+-भ्रम्‌--ड पृषो० 


उलोप:। भेड़, मेष । 


उररी (अब्य०) [उर-+अरीक बा०|4. सहमति या 


स्वीकृति बोधक अव्यय (इस अथ्थे में यह शब्द कृ, भ 
और अस धातुओं के साथ प्रयक्त होता हं--तथा 
गतिसंज्ञक या उपसगे समझा जाता है, इसी लिए “उर- 
रीकृत्वा न बनकर 'उररीकृत्यः बनता है, इस शब्द 
के रूपान्तर हुं--उरी, उरुरी, ऊरी और ऊरुरी) 
विस्तार (उररीकृू [तना० उभ० | सहमति देना, अनु- 
मति देना, स्वीकार करना-गिरं न कां काम्ररीचकार 
>“5भामि० २।१३, शि० १०२१४) 


उरस (नप्‌०--उरः ) [क्र-|-असुन्‌, उत्वं रपरशइुच] छाती, 


वक्ष:स्थल --व्यूढो रस्को वृषस्कन्ध:--रघु ० ११३, कु० 
६।५१, उरसि कु छाती से लगाना। सम०---क्षतम्‌ 
छाती की चोट,--्रहः--घातः छाती का रोग, फेफड़ 
को झिल्ली को सूजन, प्लूरिसी,--छदः चोली, अंगिया, 
-“जाणम्‌ कवच, सीनाबन्द--शि० १५।८०,-- जः, 
-“-भः, उरसिजः, उरसिरुहः स्त्री की छाती, स्तन, 
-“रेजाते रुचिरद्शाम रोजकुम्भौ--शि० ८।५३, २५, 
५९,--भूषणम्‌ छाती का आभूषण,---सृत्रिका मोतियों 
का हार जो छाती के ऊपर लटक रहा हो,---स्थलूम्‌ 
छाती, वक्षःस्थल । 


उरसिल (वि०) [ उरस्‌-+-इलच्‌ ] विशाल वक्षःस्थल 


बाला | 


उरस्य (वि०) | उरस--यत्‌ ] 7. औरस सनन्‍्तान 2. एक 


ही वण के विवाहित दम्पती का पुत्र या पृत्री 3. उत्तम, 
5स्यः पुत्र । 


उरस्वत्‌ (वि०) [ उरस--मतुप्‌, मस्य वः ] विशाल वक्ष:- 


स्थल वाला, चौडी छाती वाला 


उरी स्वीकृतिबोधक अव्यय--दे ० उररी (उरीकू अनमति 


देना, अनुज्ञा देना, स्वीकृति देना--दक्षेणो रीक्षतं त्वया 
--भट्टि ० ८११, रघु० १५।७० 2. अनुसरण करना, 
आश्रय लेना. अयि रोषमुरीकरोषि नोचेत्‌--भामि ० 
१।४४ । 

(वि०) (स्त्री०--रु,-वीं ) तु० (वरीयसू, उ० अ० 
वरिष्ठ) . विस्तृत, प्रशस्त 2. महान, बड़ा--रघु ० 
६।७४ 3. अतिशय, अधिक, प्रचुर 4. श्रष्ठ, मूल्यवान्‌ 
कीमती । सम०,--कीति (वि०) प्रख्यात, सुविख्यात 
--रघु० १४७४,--क्रमः वामनावतार के रूप में 
विष्ण भगवान्‌ू,--गाय (वि०) उत्तम व्यक्तियों द्वारा 
जिसका स्तृतिगान किया गया हो-अस्व० ६१,- मार्ग: 
लंबी सड़क,--विक्रम (वि०) पराक्रमी, बलशाली, 
- स्वन (वि०) ऊंची आवाज वाला, अत्युच्च दब्द- 
कारी,--हारः मल्यवान्‌ हार । 


उरुरो-- उररी 


( रे१८ ) 


उरूक:--उलकः: । 

उर्णनाभः [ उणव सत्र नाभो गर्भवस्थ--ब ० स० | मकड़ी 
तु० ऊर्णताभ । 

उर्णा [ ऊर्ण-- ड हस्व: | 4. ऊन, नमदा या ऊनी कपड़ा 
2. भोवों के बीच केशवत्त--दे ० ऊर्णा । 

उर्वेट: [ उरू-+- अट-)- अच | . बछड़ा 2. वर्ष । 

उबेरा [ उरु शस्यादिकमच्छति--ऋ -|- अच ] 4. उपजाऊ 
भूमि--शि० १५।६६ 2. भमि। 


उबवंजशी | उरून महतो5पि अश्नते वशीकरोति--उरु-|- अश 

-+क गौरा० छीष- तारा० | इनद्धलोक की एक 
प्रसिद्ध अप्सरा जो पुरूरवा की पत्नी बनी; (उवंशी 
का ऋग्वेद में बहुत उल्लेख मिलता है; उसकी ओर 
दृष्टि डालते ही मित्र और वरुण का वीय स्खलित हो 
गया--जिससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ 
| दे० अगस्त्य | मित्र और वरुण द्वारा शाप दिय जान 
पर वह इस लोक में आई और पुरूराव की पत्नी बनी 
जिसको कि उसन स्वर्ग से उतरते हुए देखा था तथा 
जिसका उसके मन पर अनकल प्रभाव पड़ा । वह 
कुछ समय तक पुरूरवा के साथ रही, परन्तु शाप को 
समाप्ति पर फिर स्वगेलोक चली गई। पुरूरवा 
को उसके वियोग से अत्यन्त दुःख हुआ, परन्तु वह 
एक बार फिर उसे प्राप्त करन में सफल हो गया। 
उवशी से आयूस्‌ नाम का पुत्र पैदा हुआ--और फिर 
वह सदा के लिए पुरूरवा को छोड़ कर चली गई । 
विक्रमोवशीय में दिया गया वत्त कई बातों में भिन्न है, 
पुराणों में उसको नारायण म॒नि की जंघा से उत्पन्न 
बताया गया है) । सम ०--रमण --वल्लभ:---सहाय:, 
पुरूरवा । 

उर्वारः [ उरु+-ऋ--उण्‌ ] एक प्रकार की ककड़ी, दे० 
“इर्वारु' | 

उर्बी | ऊणं +-कु, नलोपः, हृस्वः, डीष | . “विस्तृत 
प्रदेश! भूमि--स्तोकमर्व्या प्रयाति--श० १।७, जुगोप 
गोरूपघरामिवोरवीम रघ० २॥३२, १।१४, २०, ७५, 
२।६६ 2. पृथ्वी, घरती 3. खुली जगह, मंदान। 
सम ०--- ईशः,---ईइवरः, ---धव:,--पति: राजा,--धर 
. पहाड़ 2. शेषताग ,---भुत्‌ (१०) 4. राजा 2. पहाड, 
+-रहः वक्ष--शि० ४।७ । 

उलपः [ वलू- कपच्‌, संप्रसारण | . छूता, बल 2. कोमल 
तृण--गोगभिणीप्रियनवोलपमालभारिसव्योपकण्ठविपिर 
नावल्‍रूयों भवन्ति--मा० ९॥२, शि० ४।८ । 

उलप-- दे ० उलप । 

उलकः [ वल--ऊक संप्रसारण ] . उल्ल--नोलकोप्य- 
वलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दृषणम्‌--भत्‌ ० २।९३, 
त्यजति मुदमलक: प्रीतिमाश्चक्राक:--शि० ११।६४ 
2. इन्द्र । 


उलखलम्‌ [ ऊध्व खम्‌ उलखम्‌, पृषो ० ला+क |] ओखली 
(जिसमें धान कट जाते हैं)--अवहननायोलखलम्‌ 
>-महा ०, मन्‌० ३।८८, ५।११७। 

उलखलकम्‌ [ उलखल-|-कन |] खरल । 

उलखलिक (वि०) [ उलखल--ठन्‌ | खरल में पीसा 
हुआ | 

उलतः [ उलू-+ऊतच्‌ ] अजगर, शिकार को दबोच कर 
मारने वाला विषहीन सप॑ । 

उलपी [? |] नाग कन्या (यह कौरव्य नाग की पुत्री थी 
एक दिन जब वह गंगा मे स्नान कर रही थी, उसको 
दृष्टि अजुंन पर पड़ी। वह उसके रूप पर मुग्ध हो 
गई, फलत: उसने अर्जन को अपने घर पातालर लोक 
म॑ लिवा लाने का प्रबन्ध किया। वहाँ पहुंचने पर 
उसने अजन से अपने आपको पत्नतीरूप में स्वीकार 
करन की प्राथना की जिसे अजून न॑ बड़ संकोच के 
साथ स्वीकार किया। 'इरावान्‌ नाम का एक पुत्र 
उलपी से पंदा हुआ। जव बश्रुवाहन के तौर से 
अर्जन का सिर कट गया था तो उस समय उलपी की 
सहायता से ही उसे पुनर्जीवन मिला ) 


उल्का | उष्‌-|- कक-- टापू, षस्य लः |. आकाश में रहने 
वाला दाहक तत्त्व, लक--शि० १५।९ १, मन० १।३८ 
याज्ञ ० १।१४५ 2. जलती हुई रूकड़ी, मसाल 3. अग्नि 
ज्वाला--मेघ ० ५३ | सम ०--धारिन (वि० ) मशालची 
--पातः उल्कारपिड का टट कर गिरना,--मखः एक 
राक्षस या प्रत (अगिया बंताल)--मनु० १२।७१, 
मा० ५।१३ । 
उल्कुषी | उल+कुृष्‌्+क-+डीष्‌ ] व. कैतु, 
2. मशाल । 
उल्बम,--वम्‌ [ उच-/ ब (व) न, चस्य रलूवम्‌ ] [. भ्रण 
2. योनि 3. गर्भाशय । 
उल्ब (ब) ण (वि०) [ उत्‌--ब (व) ण्‌--अच्‌ पृषो० ] 
. गाढ़ा, जमा हुआ पर्याप्त, प्रचुर (र॒ुधिर आदि) 
अधिक, अतिशय, तीबन्र--शि० १०।५४, कु० ७८४ 
3. दृढ़, बलशाली, बड़ा--शि० २०।४१ 4. स्पष्ट 
साफ---तस्यासीदुल्वणों मार्गट---रघु ० ४३३ । 
ल्मक: | उष-|- मक, षस्य लः | जलती लकड़ी, मशाल । 
उललडघनम | उद-|-लऊकघ्‌--- ल्यूट | . छलांग लगाना, 
लांघना 2. अतिक्रमण, तोड़ना । 


उल्का 


उल्लल (वि०) [ उद+लल-|-अच्‌ ] 4. डांवाडोल, 
कंपनशील 2. घने बालों वाला, लोमश । 

उल्लसनम [ उद+लस-ल्यूट ]) 4. आनन्द, हर्ष 
2. रोमांच । 


उल्लसित (भू० क० कृ० ) [उद-- लसू --क्त | . चमकोला, 
उज्ज्वल, आभाय॒कत 2. आनन्दित, प्रसन्न । 
उल्लाघ (वि०) [ उद-- लाघ्‌-- क्त ] 4. रोग से मकत, 


>बम्फम्गाह कक 


स्वास्थ्योग्मब 2. दक्ष, चतुर, कुशल 3. पवित्र 
4. आनन्दित, प्रसन्‍न । 
उल्लाप: | उद-- लप्‌--- घणा | . भाषण, हब्द,--श्लता 
मयाय॑पुत्रस्योल्लापा:--उत्तर ० ३ 2. अपमानजनक- 
दब्द, सोपालंभ भाषण, उपालंभ--खलोल्लापा: सोढा: 
>भेते० ३।६ 3. ऊंची आवाज से प्रुकारना 4. संवेग 
या रोग आदि के कारण आवाज में परिवतन 
6. संकेत, सुझाव । 
उल्लाप्यम [ उद--लप्‌--णिच्‌ -)+ यत्‌ ] एक प्रकार का 
नाटक--दे ० सा० द० ५४५ | 
उल्लास: [ उद्‌--लस्‌ --- घझा ] ?. हर्ष, खुशी--सोल्ला- 
सम्‌ --उत्तर० ६, सकौतुकोल्लासम्‌ू-उत्तर० २, 
उल्लास: फुल्लपड्ड रहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानाम्‌- -सा ० 
द० 2. प्रकाश, आभा 3. (अलं० शा० में) एक अलं- 
कार--परिभाषा-- अन्यदीय गुणदोध प्रयुकतमन्यस्य गुण 
दोषयो राधानमुल्लास:--रस ०, उदाहरणों के लिए दे०, 
रस०, या चन्द्रा० ४॥१३१, १३३ 4. पुस्तक के प्रभाग- 
अध्याय, अनू भाग, पं, कांड आदि, जैसे कि काव्य के 
दस उल्लास । 
उल्डासनम्‌ [ उद--लस्‌+णिच्‌ --ल्यूट्‌ ] आभा । 
उल्लिड्भधित (वि०) [| उद+लिग्‌+कक्‍्त ] प्रसिद्ध, 
विख्यात । 
उल्लोढ (वि०) [ उद्‌+लिह _+-क्त |] रगड़ा हुआ, जिला 
किया गया--मणि: शाणोल्लीढ:---भत्‌ ० २।४४ । 
उल्लअ्चनम्‌ [ उद्‌--लज्च्‌--ल्यूट्‌ |] 4. तोड़ना, काटता 
'--पादकेशांशककरोल्लुज्चनेषुण पणानू दश (दम: ) 
--याज्ञ ० २।२१७ 2. बालों कों नोचना, उसाड़ना । 
उललुण्ठनम्‌--उल्लण्ठा [ उद्‌+लुण्टं+ल्यूट, अ वा | 
व्यंग्योक्ति --घी रा-धी रा तु सोल्लण्ठभाषण: खंदयद- 
मुम--सा ० द० १०५--सोल्लुण्ठनम्‌--व्यकू्यपूर्वकः 
नाटकों में प्रायः मञचनिर्देश के रूप म प्रयुक्त । 
उल्लेख: [ उद-- लिख-+-घजञा | . संकेत, जिक्र 2. वर्णन 
उक्ति 3. सूराख करना, खुदाई 4. (अलं० श्ञा० में) 
एक अलंकार--बहुभिबंहुधोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते, 
सत्रीभि: कामो5थिभि: स्वर्द्ृ: काल: शरत्रभिरेक्षि सः 
ऊएचन्द्रा० ५११९, तु०, सा० द० ६८२ 5. रगडता, 
खुरचना, फाड़ना,--खुरमुखोल्लेख-का ० १९१, कुट्टिम' 
२३२। 
उल्लेखनम [ उद-+-लिख --ल्यूट ] . रगड़ना, सुरचना, 
छीलना आदि 2. खोदना--याज्ञ ० १।१८८, मनु» 
५।१२४ 3. वमत करना 4. जिक्र, संकेत 5. लेख, 
चित्रण । 
उल्लोच: | उद्‌--लोच्‌ धरा ] घितान या शामियाना 
चंदोआ,तिरपाल । 
उललोल (वि०) [उद्‌-+लोड--घजण, डस्य लत्वम ] 


२१९ | 


अति चंचल, अत्यन्त कंपनशील--मा० ५॥३,--ल: 
एक बडी लहर या तरंग । 

उल्ब, उल्वण--दे० उल्ब, उल्बण । 

उशनस्‌ (पं०) [| वश्‌--कनसि---संप्र ० ] (कतं ०, ए० 
व०--उशना, संबो० ए० व० उशनन्‌, उश्वनन, उशनः) 
शुक्र-प्रह का अधिष्ठातु देवता, भुग का पत्र, राक्षसों 
का गरु, वेद में इनका नाम काव्य संभवतः इनकी 
ब॒द्धिमत्ता की ख्याति के कारण मिलता ह--तु ० कबी- 
नामशना कवि:; भग० १०।३७, ये गृह्य व धर्मशास्त्र 
के प्रणता माने जाते हैं--याज्ञ ० १।४, नागरिक राज्य 
व्यवस्था पर भी वह प्रमाणस्वरूप समझे जाते हैं-- 
शास्त्रमशनसा प्रणीतम्‌--पंच० ५, अध्यापितस्थोशन- 
शनसापि नीतिम--कु० ३।६। 

उशी [ वश--३, संप्र०.] कामना, इच्छा । 

उशी (षो) र:,--रम्‌, उश्ी (षो) रकम्‌ [ वश --ईरन, 
कित्‌, सम्प्र ०, उष्‌--की रच्‌ वा, स्वार्थ कन्‌ चे ] वीरण- 
मूल, खस--स्तनन्यस्तोशी रमू--श ० ३॥९ । 

उष (भ्वा० पर०) (ओषति, ओषित-उषित-उष्ट ) . जलाना, 
उपभोग करना, खपाना,--ओषांचकार कामाम्निरदेश- 
वक्‍त्रमहनिशम--भट्टि ० ६११, १४॥६२, मनु ० ४॥१८९ 
2. दण्ड देना, पीटना--दण्डनैव त्तमप्योषेत--मनु० 
९।३७३ 3. मार डालता, चोट पहुँचाना । 

उबः | उष्‌--क। . प्रभात काल, पौ फटना 2. रलप्ष्पट 
3. रिहाली धरती | 

उचणम [ उष्‌--ल्यूद्‌ |] 4. काली मिर्च 2. अदरक । 

उषपः [उष-- कपन्‌ | . अग्नि 2. सूर्य । 

उषस्‌ (स्त्री०) [उष्‌-| असि | . पौ फटना, प्रभात्त--प्रदी- 
पाचिरिवोषसि-रघ्‌० १२।१, उषसि उत्थाय-प्रभात 
काल में उठकर 2. प्रात: कालीन प्रकाश 8. सांध्यका- 
लीन (प्रातः ओर सायं ) अधिष्ठातुदेवी (द्वि० ब० में 
प्रयोग) ।--सी दिन का अवसान, सायंकालीन संध्या । 
सम ०- बुधः अग्नि-उत्तर ० ६। 

उषा [ओषत्यन्धकारम--उष्‌--क] . प्रभात काल, पौ 
फटना 2. प्रातः कालीन प्रकाश 3. संध्या 4. रिहाली 
घरती 5. डेंगची, बटलोही 6. बाण राक्षस की पुत्री 
तथा अनिरुद्ध की पत्नी [उषा ने अनिषद्ध को स्वप्न में 
देखा, और उस पर मोहित हो गई । उसने अपनी 
सखी चित्रलेखा की सहायता माँगी--चित्रलेखा ने 
उसे परामर्श दिया कि वह आस पास रहने वाले सभी 
राजकुमारों के चित्र अपने साथ ले ले। जब ऐसा 
किया गया, तो उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और 
उसे अपने नगर में लिवा ले गई, जहाँ कि उसका 
अनिरुद्ध से विवाह हो गया--दे ० “अनिरुद्ध भी) । 
सम ०--ईवह्यः उषा का स्वामी अनिरुद्ध,--काल: मुर्गा, 
--पतिः,--रमणः अनिरुद्ध, उषा का पति । 


( 


उषित (वि०) [वस्‌ (उष)--कत | . बसा हुआ 2. जला हुआ । 
उषीर--दे० उशीर। 
उष्टूः [उष--प्टून, कित्‌] 4. ऊंट,--अथोष्ट्रवामी शतवाहिता- 
अपूत्त तर ७ के मत और हि १ ६।| 
२०२ 2. भेंसा 3. ककुझान्‌ सॉड,-- ्द्दी ऊटनी । 
उष्ट्रिका [उष्टू-)- कन्‌-+टापू, इत्वम] . ऊंटनी 2, ऊंट को 
शक्ल की मिट्टी की बनी मदिरा रखने की सुराही 
-शि० १२॥२६। 
उष्ण (वि०) [उष्‌--नक | . तप्त, गर्म--अंशु:, कर: 
आदि 2. तीक्ष्ण, स्थिर, फर्तीला--आददे नातिशीतोष्णो 
नभस्वानिव दक्षिण:--रघु० ४॥८, (यहाँ “उष्ण' का 
अर्थ गर्म भी है) 3. रिक्त, तीखा, चरपरा 4. चतुर, 
प्रवीण 5. क्रीधी,--८ण:,---८णम्‌ . ताप, गं्मी 2. ग्रीष्म 
ऋतु 3. घूप। सम ०---अंशुः--करः,/-- गुड -- दीधिति 
--रंश्मिः.--रुलिः गर्म किरणों वाला, सूयं-रघ ० ५।४ 
८।३०, कु० २३२।२५--अधिगसः,---आगमः,-- उपगस 
गर्मी का निकट आता, ग्रीष्म ऋतु,--उदकम्‌ गर्म या 
तप्त पानी,-+कालः,--गः गर्म ऋतु--वाष्प: । . आँसू 
2 गर्म भाप,--वारण:--णम्‌ छाता छतरी,--यदथथे- 
मम्भोजमिवोष्णवा रणम,--कु ० ५१५२ । 
उष्णक (वि०) [उष्ण--कन्‌ | . तेज, फुर्तीला, सक्तिय 2 
ज्वरग्रस्त, पीड़ित 3. गर्मी पहुँचाने वाला, गर्म करने 
वाला,--कः . ज्वर 2. निदाघ, ग्रीष्म ऋतु । 
उच्णाल (वि०) [उष्ण---आलच्‌ | गर्मी न सह सकने योग्य, 
दग्ध, संतप्त,--उष्णाल: शिशिरे निषीदति तरोम॑ला- 
लवाले शिखी-- विक्रम ० २॥२३ । 
उष्णिका [अल्प-- कन्‌, नि० उष्ण आदेश:, टाप -- इत्वम | माँड । 


४५ ० 


) 


उष्णिमन्‌ (पुं०) [उष्ण-- इमनिच | गर्मी । 

उष्णोीषः:--षम्‌ [उष्णमीपते हिनस्ति--इष्‌--क तारा०] 
4. जो सिर के चारों ओर बाँधी जाय 2. अतः फ्गड़ी 
साफा, शिरोवेष्टन, म॒ुकुट--वलाकापाण्ड्रोष्णीषम 
--मच्छ ० ५१९ 3. प्रभेदक चिह्न 

उष्णीषिन (धि० ) [उष्णीष-)-इनि] शिरोवेष्टन पहने हुए या 
राजम॒कुट घारण किए हुए--का ० २२९ -- (पं ०) शिव । 

उष्मः,-- उष्मकः [उष--मक, कन्‌ च] 4. गर्मी 2. ग्रीष्म 

ऋतु 3. क्रोध 4. सरगरमी, उत्सुकता, उत्कण्ठा। 

सम ०--अन्वित (वि०) क्रद्ध,-भास्‌ (पुं०) सूय 
-स्वेदः बफारा, भाप से स्नान । 

उष्मन्‌ (पं०) [उष-+मनिन्‌] !. ताप, गर्मी--अर्थोष्मन्‌ 
-भत्‌ ० २।४०, मनु० ९२२१, २॥२३, कु० ५।४६, 
७।१४ 2. वाष्प, भाप--कु० ५१२३ 3. ग्रीष्म ऋतु 
4. सरगरमी, उत्सुकता 5. (व्या० मं) शपष्‌स 
ओर ह अक्षर दे० 'ऊष्मन । 

उस्र: [वस्‌--रक्‌, संप्र ०] 4. (प्रकाश की) किरण, रश्मि 
--सर्वरुख़: समग्रेस्त्वमिव नृपगणदीप्यते सप्तसप्ति 
--मालवि० २।१३, रघ० ४॥६६ कि० ५१३१ 2. साँड़ 
3. देवता,--ख्रा प्रभात काल, पो फटना 2. प्रकाश 
3. गाय । 

उह॒ (भ्वा० पर०) (ओहति, उहित) . चोट मारना, 
पीड़ित करना 2. मार डालना, नष्ट करना--अप या 
व्यप के साथ--दे ० 'ऊह 

उह, उहह (अव्यय० ) बलाने या पुकारने के लिए प्रयक्त 
किया जाने वाला विस्मयादि द्योतक अव्यय । 

उह्ः [वह -+-रक्‌ संप्र ०| साँड । 


बीयलबकपपपपयष्यद>पडफम कद. हडपनर्नीकितरयत-नानरिशा पर पारा. परणका0००-22::::::ककाजटर-पजाज 


ऊ 


ऊः [अवतीधि--अव्‌ -- क्विप्‌ ऊठ] . शिव, 2. चन्द्रमा 
--(अव्यय०) . आरभम्भ-सूचक अव्यय 2. (क) 
बुलावा (ख) करुणा (ग) तथा सरक्षा को प्रकट 
करने वाला विस्मयादि द्योतक अव्यय । द 
(वि०) [वह +-क्तसंप्र ०] . ढोया गया, ले जाया गया | 
(बोझा आदि) 2. लिया गया 3. विवाहित,-ढः ' 
विवाहित पुरुष,--ढा विवाहिता लड़की । सम० --कंकट 
(वि) कवचधारी,--भाय (वि०) जिसने विवाह कर 
लिया है,।- वयसः नवयवक । क्‍ 
ऊढिः (स्त्री०) [वह -+क्तिन | विवाह । 
ऊतिः (स्त्री०) [अव-+क्तिन्‌| 4. बनना, सीना 2. सरक्षा | 
3. उपभोग 4. क्रीडा, खेल । 


ऊधस्‌ (नपु०) [उन्द---असुनूु, ऊधघ आदेश: ] एन, औड़ी 
(बहुत्रीहि समास में बदल कर 'उधघन्‌ हो जाता हैं) 

ऊधन्यम, ऊधस्यम [ऊघस (न)+यत्‌] दूध (ओड़ी से 
उत्पन्न ) ऊघस्यमिच्छामि तवोपभोक्‍्तुम्‌ -- रघु ० २।६६। 
(वि०) | ऊन्‌-|-अच | . अभावग्रस्त, अधूरा, कम-- 
किचिदृनमननथः श रदामयत ययौ--- रघ्‌ ० १०।१. अपूर्ण 
अपर्याप्त 2. (संख्या, आकार या अंश म॑) अपेक्षाकृत 
कम--ऊनद्विवर्ष निखनेत्‌--याज्ञ ० ३।१, दो वर्ष से 
कम आयु का 3. अपेक्षाकृत दु्बेंल, घटिया--ऊन न 
सत्त्वेष्वधको बबाध--रघु० २।१४ 4. घटा कर 
(संख्याओं के साथ इसी अथ मं) एकोन -- एक घटा 
कर,-- विशतिः एक घटाकर बीस ८ १९ । 


( २२१ ) 


ऊम्‌ (अव्य०) [ ऊयू--मुक्‌ | (क) प्रश्नवाचकता (ख) 
क्रोध (ग) भत्सना, दुवंचन (घ) धृष्टता और (डः) 
ईर्ष्या को प्रकट करने वाला विस्मयादिद्योतक अव्यय । 

ऊय्‌ (भ्वा० आ०) (ऊयते, ऊत) बुनना, सीना । 

ऊररी --दे० उररी। 

ऊरव्यः (स्त्री०- व्या) | ऊर--यत्‌ । वेश्य, तृतीय वर्ण 
का पुरुष (ब्रह्मा या पुरुष की जंधाओं से पेदा होन के 
कारण ) तु०, मनु० १॥३१, ८७ । 

ऊरु; (पृं०) | ऊण--कु, न॒लोपः | 4, जंघा--ऊरू तदस्य 
यदहृश्य:---ऋक १०।९०।१२। सम०--अष्ठोवम जंघा 
और घुटना,-- उज्भूब (वि०) जंघा से उत्पन्न-विक्रम ० 
१।३,--ज,- जन्मन्‌,--संभव (वि०) जंघा से उत्पन्न 

(पुं०) वेश्य,--दघ्न,-द्वयसू,--सात्र (वि०) जंघाओं 
तक पहुंचने वाला, घुटनों तक,--पर्बन्‌ (पुं०) (नपु० ) 
घटना,--फलकम्‌ जांघ की हड्डी, कल्हे को हड्डी । 

ऊरुरी ->दे ० उररी । 

ऊज  (स्त्री०) | ऊर्ज --क्विप्‌ | . सामथ्यं, बल 2. सत्त्व 
भोजन । 


ऊर्जः | ऊर्ज --णिच+-अच्‌ |. कारतिक का महीना-- शि० 
६।५० 2. स्फति 3. शक्ति, सामथ्य 4. प्रजननात्मक 
शक्ति 5. जीवन, प्राण,--र्जा . भोजन, 2. स्फूति 3. 
सामथ्यं, सत्त्व 4. वृद्धि । 
ऊजस्‌ (नपुं०) [ ऊर्ज +असुन्‌ | . बल, स्फृति 2. भोजन । 
ऊजस्वत्‌ (वि०) [ऊर्जंस--मतुप्‌ | . भोज्य-समृद्ध, रसोला 
शक्तिशाली । 
ऊर्जस्वल (वि०) [ ऊर्जंस --वलूच्‌ | बड़ा, शक्तिशाली, 
दृढ़, ताकतवर--रघु० २॥५०, भद्ठि ० ३।५५ । 
ऊजस्विन्‌ ( वि० ) [ ऊजजस्‌--विन्‌ | ताकतवर, दृढ़, 
बड़ा । 
ऊजित (वि०) | ऊर्ज +क्‍त |व. शक्तिशाली, दृढ़, ताकत- 
. वर--मात॒कं नत् धनुरूजितं दघत्‌ू--रघु० ११६४ 
बलशाली, दृढ़ (वाणी )-शि० १६।३८ 2. पूज्य, बढ़िया 
श्रेष्ठ, सुन्दर-- श्री:--शि० १६।८५, मकरोजित केत- 
तम्‌--रघ्‌ ० ९३९ 3. उच्च, भव्य, तेजस्वी-- आश्रय 
वचः:--कि ० २।१ जोशीला या शानदार,--तम्‌ 4 
सामथ्यं, ताकत 2. स्फति । 


ऊणम्‌ | ऊण--ड | 4. ऊन 2. ऊनी वस्त्र | सम०--नाभ:, 
“+नाभिः,-- पटः मकेड़ी---म्नद,--दस्‌ू--( वि०) ऊन 
की भांति नरम । 

ऊर्णा [ऊर्ण--टाप। 4. ऊन--रघ० १६।८७ 2. भौंहों का 
मध्यवर्ती केशपंज । सम०--पिडः ऊन का गोला । 

ऊर्णायु (वि०) [ ऊर्णा+य | ऊनी,--युः 4. मेंढा 2. मकड़ी 
--भामि० १।९० 3. ऊनी कंबल | 

ऊर्ण (अदा० उभ० ) (ऊर्णों (णौ )ति, उणुत्रे ऊणित ) ढकना, 
घरना, छिपाना--भट्टि० १४१०३, शि० २०।१४ 


(प्रेर०) ऊर्णावयति, (इच्छा० ) ऊर्णुनूषति, उणुन- नु 
--विषति; प्र--ढकना, छिपाना आदि । 
ऊध्व॑ (वि०) | उद-+हा+ड पृषो० ऊर्‌ आदेश: | . 
सीधा, खड़ा, ऊपर का, "केश आदि, ऊपर की और 
उठता हुआ 2. उठाया हुआ, उन्नत, सीधा खड़ा 
-- हस्तः, पाद: आदि 3. ऊँचा, बढ़िया, अपेक्षाकृत 
ऊँचा या ऊपर का 4. खड़ा हुआ (विप० आसीन ) 
5. फटा हुआ, टूटा हुआ (बाल आदि ),--ध्वम्‌ उन्न- 
तता, ऊँचाई,--ध्वंम (अव्य ०) 4. ऊपर की ओर 
ऊँचाई पर, ऊपर 2. बाद में ( --उपरिष्टात्‌ ) 3. ऊचे 
स्वर से, जोर से 4. बाद में, पश्चात्‌ (अपा० के साथ ) 
--ते जअ्यहादृूध्वमाख्याय--कु ० ६।९ ३, रघु० १४।६६ | 
सम०--कच,--केश (वि०) . खड़े बालो वाला 2 
जिसके बाल टूट गये हों (--चः ) केतु,-- कमन्‌ (नपु० 
--जक्रिया !. ऊपर को गति 2. ऊंचा पद प्राप्त करन के 
लिए चेष्टा ( -पं ०) विष्ण,---कायः, -- कायम्‌ शरीर 
का ऊपरी भाग,--गः,--गामिन्‌ (वि०) ऊपर जाने 
वाला, चढ़ा हुआ, उठता हुआ,--गति (वि०) ऊपर 
की ओर जाने वाला (स्त्री ०---तिः:) --गमः,--गमनम्‌ 
. चढाव, उन्‍नतता 2. स्वर्ग में जाना,-- चरण,--पाद 
(वि०) ऊपर को पैर किये हुए (--णः) शरभ नाम 
का एक काल्पनिक जन्तु,--जानु,--ज्ञ,--ज्गु (वि०) 
. घुटने उठाये हुए, पुट्ठो के बल बंठा हुआ--शि० 
११।११ 2: उकड़ूं बैठा हुआ,- दृष्टि,--नेत्र (वि०) 
]. ऊपर को देखता हुआ 2. (आलं० ) उच्चाकांक्षी 
महत्त्वाकांक्षी (स्त्रो०ण--टि:) भौंओों के बीच मे 
अपनी दृष्टि को संकेन्द्रित करना (यो० द० ),--देह 
अन्त्यष्टि संस्कार,--पातनम्‌ ऊपर चढ़ाना, परिष्करण 
(जैसे पारे का ),--पात्रम यज्ञीय पात्र-याज्ञ ० ११८२, 
--मुख (वि०) ऊपर को मुंह किय हुए, उन्मुख 
--कु० १।१६, रघु० ३।५७,-मौहूतिक (वि०) 
थोड़ी देर के पश्चात होने वाला,--रेतस्‌ (वि०) अन- 
बरत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, स्त्री-संभोग से 
सदेव विरत रहने वाला,-(पूं०) ॥. शिव 2. भीष्म, 
लोक: ऊपर की दुनिया, स्वगें,-- बत्मेनू (१०) 
पर्यावरण,--वातः,---वायः शरीर के ऊपरी भाग मं 
रहने वाली वाय,--शायिन्‌ (वि०) ऊपर को मुंह 
(बच्चे की भाँति) करके चित सोया हुआ---(१० ) 
शिव,--शोधनम्‌ वमन करना,--श्वासः साँस छोड़ना 
प्राण त्यागना,--स्थितिः (स्त्रो०) 4. अइ्व पालन 2 
घोड़े की पीठ 3. उन्नतता, श्रेष्ठता । 
ऊमिः (पुं०, स्त्री०) | ऋ--मि, अतेरुच्च ] . लहर, 
झाल- पयोवेत्रवत्याइचलोमि--मेघ० २४ 2. धारा 
प्रवाह 3. प्रकाश 4. गति, वेग 5. वस्त्र की शिकन 
या चननट 6. पंक्ति, रेखा 7. कष्ट, बेचनी, चिन्ता । 


( २२२ ) 


सम०--मालिन्‌ (वि०) तरंग मालाओं से विभूषित 
-(पुं०) समुद्र । ह 

ऊमिका | ऊमि+कन्‌+-ठाप्‌ | . लहर 2. अंगूठी (लहर 
की भांति चमकीली) 3. खेद, खोई वस्तु के लिए 
शोक 4. मकक्‍्खी का भिनभिनाना 5. बस्त्र में पड़ी 
शिकन या च्‌न्‍नट । 

ऊर्व (वि०) [ ऊरु+अ |] विस्तृत, बड़ा,--बेः वडवानल । 

ऊरबरा [उरु शस्यादिकमृच्छति-- ऋ-| अच्‌ +- टाप | उपजाऊ 
भूमि । 

ऊल पिन्‌ [ दे० उलपिन्‌ | शिशुक, सूंस । 

ऊलक--द दे ० उलूक । 

ऊष (म्वा० पर०) (ऊषति) रुग्ण होना, अस्वस्थ होना, 
बीमार होता । 

ऊषः [ ऊष-+-क | !. रिहाली धरती 2. अम्ल 3. दरार, 
तरेड 4. कर्णविवर 5. मलय पव॑त 6. प्रभात, पौ फटना, 
कुछ लोगों के मतानुसार (--षम्‌ ) भी । 

ऊषकम्‌ [ ऊष-- कन्‌ ] प्रभात, पो फटना । 

ऊषणम्‌-णा | ऊ प्‌-ल्यट्‌, स्त्रियां टाप च 4. काली मिचर, 
2. अदरक । 

ऊषर (वि०) [ ऊष्‌्--रा+-क | नमक या रेहकणों से 


यक्‍त,--२:,/--रस्‌ बंजर भूमि जो रिहाल हो->शि० 


१४।४६। 

ऊषवत्‌">दे ० (वि०) ऊषर । 

ऊष्मः | ऊष्‌--मक | . ताप 2. ग्रीष्म ऋतु । 

ऊष्मण,--ण्य (वि०) [ ऊष्म-+न |] [ ऊष्मन्‌ +-यत्‌ | गम, 
भाष निकालने वाला । 

ऊष्सन्‌ (पं०) | ऊष्‌-+-मनिन्‌ |] . ताप, गर्मी 2. ग्रीष्म- 
ऋतु, निदाघ 3. भाष, वाष्प, उच्छवास 4. सरगरमी, 
जोश, प्रचण्डता 5. (व्या० में) शू, षू, स और ह की 
ध्वनियाँ। सम०--उपगम्ः ग्रीष्म ऋतु का आगमन, 


>-पः . अग्नि 2. पितरों की (ब० व० में) एक 
श्रेणी ।' क्‍ 

ऊह (म्वा० उभ०) (ऊहति--ते, ऊहित) . टाँकना, 
अंकित करना, अवेक्षण करना 2. अटकल लगाना, 
अंदाज करना, अनुमान लगाना--अनुक्तमप्यूहति 
पण्डितो जनः--पंच० १।४३ 3. समझना, सोचना, 
पहचानना, आशा करना--ऊहाड्चक्रे जयं न च-श्रट्टि ० 
१४।॥७२ 4. तर्क करना, विचार करना--(प्रेर०) तक 
या चिन्तन करवाना, अनुमान या अटकल लगवाना 
--कि० १६।१९, अप--., !. हटाना, दूर करना--स 
हि विध्नानपोहति--श० ३॥१ 2. तुरन्त अनुकरण 
करना, अपवि---, रोकना, हटाना, अभि--, अंटकल 
लगाना अंदाज लगाना 2. ढकना, उप-, निकट लाना, 
निवि--, सम्पन्न करना, प्रकाशित करना (दे० निर्यढ) 
परिसम्‌--, इधर-उघर छिड़कना, प्रति--, . विरोध 
करना, बाधा डालना, रुकावट डालना 2. मुकरना 
(दे० प्रत्यह) प्रतिबि--, शत्रु के विरुद्ध सेनिक मोर्चा 
लगाना, बि--., युद्ध के अवसर पर सेना को व्यवस्था 
करना--सूच्या वज्ञेण चैवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योघयत्‌ 
--मनु ० ७।१९ १, सम --, एकत्र करना, इकट्ठ होना । 

ऊहः [| ऊह +घञा | 7. अटकल, अंदाज 2. परीक्षण, 
निर्धारण 3. समझ-बझ 4. तकंना, युक्‍क्ति देना 5. 
अध्याहार (न्यूनपद की पूति) करना। सम०--अपोह:ः 
पूरी चर्चा, अनुकूल व प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा 
सोच-विचार,--भामि० २।७४ दे० 'अपोह । 

ऊहनम्‌ [ ऊह +ल्‍्यूट | अनुमान लगाना, अटकलबाजी । 

ऊहनी [| ऊहन--डीप |] झाड़ , बुहारी । 

ऊहिन्‌ (वि०) [ ऊह -+-इनि ] तर्क करने वाला, अनुमान 
लगाने वाला,--नो 4. संघात, संचय 2. क्रम, क्रमबद्ध 
सम॒दाय (तु० 'अक्षोहिणी ) 


इक 2: ०००9... मृप्याजाल-ग् तर यारत।..धवायमम_ममपाएगजमण्पूणरकत।. मा इरस्‍॒वार८ का सबक 


ऋ (अव्य०) (क) बुलाना (ख) परिहास और (ग) 
निन्‍दा या अपशब्दव्यंजक विस्मयादिबोधक अब्यय । 

ऋ | (ज्वा० पर०) (ऋच्छति. ऋत--्रेर० अपंयर्ति, 

इच्छा ० अरिरिषति ) . जाना. हिलना-डुलना-अम्भ- 

_ इछायामच्छामुच्छति--शि० ४।४४ 2. उठाना, 

उन्मुख होना । क्‍ क्‍ 

॥ (जु० पर०) (इर्याति, ऋत) (बहुधा वेद में प्रयुक्त ) 

4. जाना 2. हिलना-डुलना, डगमग होना 3. प्राप्त 


का... गा गा "गला" 


दा वि ली मम] बन 


करना, अवाप्त करना, अधिगत करना, भेंट होना, 
4. चलायमान करना, उत्तेजित करना । 

शा (स्वा० पर०) (ऋणोति, ऋण) . चोट पहुँचाना, 
घायल करना 2. आक्रमण करना--प्रेर ०---( अरपंयत्ति, 
अपित) 4. फेंकना, ढालना, स्थिर करना या जमाना 
--रघु० ८।८७ 2. रखना, स्थापित करना, स्थिर 
करना, निर्देश देना या (आँख आदि का) फरना 
3. रखना, सम्मिलित करना, देना, बेठा देना, जमा 


( २२३ ) 


देना 4. सौंपना, दे देना, सुपुर्द कर देना, हवाले कर 
देना--इति सूतस्याभरणान्यपंयति श० १।४, १९ | 

ऋकण (वि०) [ ब्रर्च-- क्त पृषो० वलोप: ] घायल, क्षत- 

: विक्षत, आहत । 

ऋकथम्‌ [ ऋच्‌--थक | व. घन-दौलत 2. विशेषकर 
सम्पत्ति, हस्तगत सामग्री या सामान (मृत्य हो जाने 
पर छोड़ा हुआ), दे० “रिक्थ' 3. सोना। सम० 
“ प्रहणम्‌ प्राप्त करना या उत्तराधिकार में (संपत्ति) 
पाना,- ग्राहः उत्तराधिकारी या संपत्ति का प्राप्तकर्ता, 
“:भागः 4. सपत्ति का बटवारा, विभाजन 2. अंश, 
दाय,--भागिन्‌,-- हर,--हारिन्‌ (पुं०) . उत्तरा- 
धिकारी 2. सह उत्तराधिकारी । 


ऋक्ष: | ऋष्‌--स किच्च | . रोछ--मन्‌ ० १२।६७ 2. 
पर्वत का नाम,-क्षः--क्षम व. तारा, तारकपूंज, 
नक्षत्र-मनु० २१०१ 2. राशिमाला का चिह्न, 
राशि,- क्षाः (पूंब० व०) कृत्तिका-मंडल के सात 
तारे, जो बाद में सप्तर्षि कहछाये--रघु० १२२५, 
“ज्षा उत्तर दिशा,--क्षी रीछनी, मादा भाल । सम० 
“चक्रम्‌ तारामडल,-- नाथः:,-ईश्व: 'तारों का स्वामी' 
चन्द्रमा,-- नेमिः विष्णु,---राज,--राजः . चन्द्रमा 
2. रोछों का स्वामी, जांबवानू,---हरीश्वरः रीछों और 
लंगूरों का स्वामी - रघू० १३॥७२ । 

ऋक्षरः | ऋष्‌ -| कस रन्‌ ] 4. ऋत्विज्‌ 2. काँटा । 

ऋक्षवत्‌ | ऋक्ष-| मतुप्‌-मस्य व: | नमंदा के निकट स्थित 
एक पहाड़,--वप्रक्रियामृक्षवतस्तटेषु--रघु० ५।४४; 
ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमंदां पिबन्‌ू--रामा० । 

ऋच्‌ (तुदा० पर०) (ऋचति) व. प्रशंसा करना, स्तुति 

गान करना 2. ढकना, पर्दा डालना 3, चमकना । 


ऋच्‌ (स्त्री०) | ऋच्‌-|- क्विप्‌ ] . सक्‍त 2. ऋग्वेद का 
मंत्र, ऋचा (विप० यजुस्‌ ओर सामन्‌) 3. ऋकसंहिता 
(य० व०) 4. दीप्ति (रुच' के लिए) 5. प्रशंसा 
0. पूजा। सम०--विधानभ ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ 
करके कुछ संस्कारों का अनुष्ठान,--बैदः चारों वेदों 
में सबसे पुराना वेद, हिन्दुओं का अत्यंत पवित्र और 
प्राचीन ग्रन्थ,--संहिता ऋग्वेद के सृक्‍तों का क्रमबद्ध 
संग्रह । 

ऋचोषः | ऋच्‌--ईषन्‌ | घण्टी,--षम्र कड़ाही । 

ऋच्छ (तुदा० पर०) (कच्छति) 4. कड़ा, या सख्त 

>---होना 2. जाना 3. क्षमता का न रहना। 

ऋच्छका | ऋच्छ -|- कन्‌ | टाप्‌ ) कामना, इच्छा। 

ऋज्‌ ! (म्वा० आ०) (अर्जते, ऋजित) . जाना 2. 
प्राप्त करना, हासिल करना 3. खड़ होना या स्थिर 
होना 4. स्वस्थ या हृष्ट-पुष्ट होना। 
( (म्वा० पर०) अवाप्स करना, उपाजं॑न करना, 
तु० 'अज '। 


ऋजीब--दे० “ऋचीष' । 

ऋजु, ऋजुक (वि०) [अर्जयति गुणान्‌, अर्ज--उ] (स्त्री० 
“जु-ज्वी) (म० अ०-ऋजीयस्‌, उ० अ० ऋषजिष्ठ) 
. सीधा (आलं० भी)-उमां स पश्यन्‌ ऋजुनैव चक्षषा 
“+क० ५३२ 2. खरा, ईमानदार, स्पष्टवादी--पंच ० 
(।४१५ 3. अनुकूल, अच्छा । सम०--गः . व्यवहार 
में ईमानदार 2. तीर,--रोहितम्‌ इन्द्र का सीधा 
लाल धनृष । 

ऋज्ची [| ऋजु-|डीप | . सीधीसाघी सरल स्त्री 2. तारों 
को विशेष गति । 


ऋणम्‌ [ऋ--क्त | . कर्जा (तीनों प्रकार का ऋण, 
. दे० अनृण ), अंत्यं ऋण ( पितणम्‌ ) पितरों को दिया 
जाने वाला अन्तिम ऋण--अर्थात्‌-पुत्रोत्पादन 2. 
कतेव्यता, दायित्व 3. (बीजग० में) नकारात्मक 
चित्न या पंरिमाण, घटा-चिह्न (विप०-घन) 4. 
किला, दुर्ग 5. पानी 6. भूमि । सम०--अन्तकः मंगल 
प्रह, अपनयनम्‌,-अपनोदनम्‌,--अपाक रणम्‌,-दानम, 
“मुक्ति, -- मोक्ष.---शोधनम ऋणपरिशोध करना, 
कण चुकाना,--आदानम्‌ कर्जा वसूल करना, उधार 
दिया हुआ द्रव्य वापिस लेना,--ऋणम्‌ (ऋणाणंम) 
एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज, एक ऋण चुकाने के 
लिए दूसरा ऋण ले लेना,--ग्रहः . रुपया उधार 
लेना 2. उधार लेने वाला,--दातृ,--दायिन्‌ (वि०) 
जो ऋण दे देता है,-- दास: वह क्रीत दास जिसका 
ऋण परिश्ोघ करके उसे लिया गया है--ऋणमोचनेन 
दास्यत्वमम्युपपतः ऋणदास:--मिता ०,--मत्कुण:, 
“मार्गणः प्रतिभूति, जमानत,--मुक्त (वि०) ऋण 
से मुक्त,--मुक्तिः आदि दे० “ऋणापनयनम्‌', जजेख्यम 
ऋण-बन्धपत्र तमस्सुक जिसमें ऋण को स्वीकृति 
दर्ज हो (विधि में) । 
ऋणिकः [| ऋण-ष्ठन्‌ | क़ज़ंदार - याज्ञ ७ २५६, ९३ । 
ऋणिन्‌ (वि०) [ क्रण-+-इनि ] कज़ंदार, ऋणग्रस्त, 
अनुगृहीत (किसी भी बात से) । क्‍ 
ऋत (वि०) [ ऋ--क्त ] 3. उचित, सही 2. ईमानदार, 
सच्चा---भग० १०।१४ 3. पूजित, प्रतिष्ठाप्राप्त 
-“-तम्‌ (अव्य०) सही ढंग से, उचित रीति से, ->तम्‌ 
( लौकिक साहित्य में इसका प्रयोग प्रायः नहीं मिलता ) 
. स्थिर और निश्चित नियम, विधि (धामिक ] 
८. पावन प्रथा 3. दिव्य नियम, दिव्य सचाई 4. जल 
5. सचाई, अधिकार 6. खेतों में उज्छवृत्ति द्वारा 
जीविका (विप० कृषि), ऋ तमुझ्छशिल वृत्तम- सनु० 
४॥४ | सम०--धामन्‌ (वि०) सच्चे या पवित्र 
स्वभाव वाला,-[( पु०) विष्ण | 
ऋतीया [ ऋत-|-ईयहू--टाप | निन्‍्दा, भत्संना । 
ऋतु [ऋ--तु, कित्‌] . मौसम, वर्ष का एक भाग, ऋतुए 


( रर४ ) 


गिनती में छः: हें--शिशिरशइ्च वसन्तइच ग्रीष्मो वर्षा 
शरद्धिमः:--कभी कभी ऋतुएँ पाँच समझी जाती हें 
(शिशिर और हिम या हेमनत एक गिने जाने पर] 
2. यगारंभ, निश्चित काल 3. आतंव, ऋतस्राव, 
माहवारी 4. गर्भाधात के लिए उपयक्त काल--वर- 
मृतुषु नेवाभिगमनम्‌--पतर ० १, मनु० ३।४६, याज्ञ ० 
१।११ 5. उपयक्त मौसम या ठीक समय 6. प्रकाश, 
आभा 7. छ: को संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभि- 
व्यक्ति । सम ० --कालः,--समय:ः, ---वेला . गर्भाधान 
के लिए अनुकुल समय अर्थात्‌ ऋतुस्राव से लेकर १६ 
रातें, दे” उ० क्र्तु 2. मौसम की अवधि,--कण 
ऋतुओं का समुदाय,--गामिन्‌ (गर्भाघान के लिए उप- 
यक्‍त समय पर अर्थात्‌ मासिकध मं के पश्चात ) स्त्री से 
संभोग करने वाला,--पण्णे: अयोध्या के एक राजा का 
नाम, अयुताय्‌ का पुत्र, इक्ष्वाकु को संतान, (अपना 
राज्य छिन जाने पर निषध देश का राजा नल जब आप- 
दग्नस्त हुआ तो वह राजा ऋतुपण की सेवा में आया । 
यूतक्रीड़ा में बड़ा कुशल था । अतः उस राजा ने नल 
से दतक्रीड़ा सीखी तथा बदले में उसे अश्वसंचालन का 
काम सिल्लाया। फलत: इसी की बदौलत राजा ऋतुपणं, 
इसके पूर्व कि दमयन्ती अपना दूसरा पति चुनने के 
विचार को काय में परिणत करे, नल को कुण्डिनपुर 
पहुँचाने में सफल हुआ ) ,--पर्यायः,--बृत्ति: ऋतुओं का 
आता-जाना,--मुखम्‌ ऋतु का आरम्भ या पहला दिन 
-राजः बसन्‍्त ऋतु,-लिंगम्‌ . रज:ख्राव का लक्षण या 
चिह्न (जंसे की बसन्त ऋतु में आम के बौर आना) 
2. मासिक स्राव का चिह्न,--संधिः दो ऋतओं का 
मिलन,--स्नाता रजोदशेन के पश्चात स्नान करके 
निवत्त हुई, और इसीलिए संभोग के लिए उपयक्त 
सत्री--घरमंलोपभपाद्राज्ञी मतुस्नातामिमां स्मरन्‌-- रघ० 
१।७६, -स्तानम्‌ रजोदर्शन के परचात्‌ स्नान करना । 
ऋतुमतो [ऋतु-- मतुप--डीपू] रजस्वलूा स्त्री । 
ऋते (अव्य०) सिवाय, बिना (अपा० के साथ)--ऋते 
क्रोर्यात्समायात:--भट्टि ० ८।१०५ अवेहि मां प्रीतमते 
तुरड्गमात्‌ू-रघु ० ३।६३ पापादते--श ० ६।२२, कु७ 
१५१, २५७, (कभी-कभी करमं० के साथ) ऋते5पि 
त्वां न भविध्यन्ति सर्वे--भग० .११।३२ (करण० के 
साथ विरल प्रयोग) 


ऋत्विज्‌ (प०) [ऋतु-+-यज्‌- क्विन्‌] यज्ञ के पुरोहित 
रूप में काय करने वाला, चार मख्य ऋत्विज--होता 
उद्गाता, अध्वयं और ब्रह्मा हैं, बड़े २ संस्कारों मं 
ऋत्विजों की संख्या १६ तक होती हैं । 

ऋदच्ध (भू० क० कृ०) | ऋघ्‌--क्त ]. सम्पन्न, फलता- 
फू्लता, घनवान--रघ ० १४।३०, २।५०, ५।४० 2. 
वृद्धि-प्राप्त, व्धंभान 3. जमा किया हुआ (अन्नादिक) 


-ः विष्ण--द्धम . वृद्धि, विकास 2. प्रदर्शित 
उपसहार, स्पष्ट परिणाम । 

ऋद्धिः (स्त्री०) [ ऋधष--क्ितन्‌ | व. विकास, वृद्धि 
2. सफलता, सम्पन्नता, बहुतायत 3. बिस्तार, विस्तृति 
विभति 4 अतिप्राकृतिक शक्ति, सर्वोपरिता 
5. सम्पन्नता । 

ऋषध्‌ (दिवा० स्वा० पर०) (कष्यति, ऋष्तोति, ऋद्ध) . 
संपन्न होना, समद्ध होना, फलना-फूलना, सफल होना 
2. विकसित होना, बढ़ना (आलं० भी) 3. संतुष्ट 
करना, तप्त करना, प्रसन्न करना, मनाना--मा० ५। 
२९, सम्‌--फलना-फ लना । 


ऋभः [ अरि स्वर्ग अदितो वा भवति इति--ऋ --भू +-ड | 
देवता, दिव्यता, देव । 

ऋणभक्ष: [ ऋभवो देवा क्षियन्ति वसन्ति अतन्ति--ऋस्‍भु 
+क्षि+ड |] . इन्द्र 2. (इन्द्र का) स्वग। 

ऋमभक्षित्‌ (१०) (कत्‌ ०--ऋभुक्षा,, कम० ब० व॒० 
--ऋभक्ष:) [ ऋभक्ष: वज्न्रं स्वर्गों वास्यास्ति-इनि ] 
ड्न्द्र | 

ऋललकः [ ? ] एक प्रकार के वाद्ययंत्र को बजाने वाला । 

ऋट्य: [| ऋश--क्यप्‌ | सफेद पैरों वाला बारहसिघा हरिण, 
+द्यम्‌ हत्या । सम०--केतु--कैतनः 4. अनिरुद्ध 
प्रद्यम्न का पुत्र 2. कामदेव । 

ऋणष 7 (तुदा० पर०--ऋष ति, ऋष्ट ) . जाना, पहुचना 
2. मार डालना, चोट पहुंचाना । 
] (म्वा० पर०--अबंति ) . बहना 2. फिसलना । 

ऋषभ: [ ऋष्‌--अभक्‌ ] . साँड़ 2. श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 
(समास के अंतिम पद के रूय में) यथा पुरुषर्षभ:, 
भरतषभ:, आदि 3. संगीत के सात स्वरों म॑ से दूसरा 
--ऋषभोणत्र गीयत इति-आर्यो० १४१ 4. सूअर को 
पछ 5. मगरमंच्छ की पछ,--भो . पुरुष के आकार- 
प्रकार की स्त्री (जैसे कि दाढ़ी आदि का होना) 
2. गाय 4. विधवा । सम ०--कटः एक पहाड़ का नाम, 
ध्वज: शिव । 

ऋषि: [| ऋष--इन्‌, कित्त ] 4. एक अन्‍्तःस्फूर्त कविया 
मनि, मंत्र द्रष्टा 2. पृण्यात्मा मुनि, संन्‍्यासी, विरक्‍्त 
योगी 3. प्रकाश की किरण । सम०--कुल्या पवित्र 
नदी,---तर्पणम ऋषियों की सेवा में प्रस्तुत किया गया 
तपंण--- (अध्यादिक ) ,-- पंचमी- भाद्रपदकृष्णा पंचमी 
को होने वाला (स्त्रियों का) एक पव॑,--लोक 
ऋषियों का संसार,-स्तोम: . ऋषियों का स्तुति-गाव 
2, एक दिन में समाप्त होने वाला एक विशेष यज्ञ । 

ऋष्टि: (पुंं०--स्त्री ०) [ ऋष्‌ - क्तिन ] . दुघारी तल- 
वार 2. (सामान्यत:) तलवार, कृपाण 3. शस्त्र( बी 
भाला आदि) 

ऋष्य: [| ऋष-क्यप्‌ ] सफफंद पैरों वाला बारहसिधा 


ऋ  (अव्य०) (क) त्रास (ख) दुरदुराना (ग) भर््सना, निन्‍्दा | 


( २२५ ) 


हरिण | सम ०-अंकः,-कैतन:,-केतुः अनिरुद्ध,-मूकःपंपा 
सरोवर के निकट स्थित एक पवत जहां कुछ दिनों तक 
राम वानरराज सुग्रीव के साथ रहे थे---ऋष्यमृकस्तु 
पम्पाया: पुरस्तात्पुष्पितद्रम:,--श्ञड्भः एक मुन्रि का 
नाम (यह विभाण्डक का पुत्र था, इसके पिता ने 
जंगल में ही इसका पालन-पोषण किया, जब तक यह 
वयस्क न हुआ तव तक इसने किसी दूसरे मनुष्य को 
नहीं देखा । जब अनावष्टि के कारण अंगदेश बर्बाद 
सा हो गया तो उसके राजा लोमपाद ने, ब्राह्मणों के 


परामर्शानुसार ऋष्यश्ंग को कुछ कन्याओं द्वारा ' 


बुलाया, और अपनी पुत्री श्ान्ता (यह दत्तक पुत्री 
थी, इसके वास्तविक पिता राजा दशरथ थे) का. 
विवाह इनसे कर दिया। ऋष्यश्यृंग ने इस बात 
से प्रसन्‍त होकर उसके राज्य में पर्याप्त वर्षा 


कराई । यही वह ऋषि था जिसने राजा दशरथ 


के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया--जिसके 
फलस्वरूप राम और उनके तीन भाइयों का जन्म 
हुआ) । 


ऋष्यकः [ ऋष्य-|-कन्‌ ] चित्तीदार सफ्फंद परों वाला 


बारहसिघा हरिण । 


द्योतक अव्यय (पुं०-ऋ:) . भैरव 2. एक राक्षस | 


(घ) करुणा तथा (डः) स्मृति का व्यंजक विस्मयादि- ऋ (क्र्या० पर०--ऋणाति, ईण) जाना, हिलना-डुलना । 


9 - आह न | 


एः (पूं०) [इ--विच्‌] विष्णु, (अव्य०) (क) स्मरण 


एक 


(ख) ईर्ष्या (ग) करुणा (घ) आमन्त्रण और (हू) 
घणा तथा निन्‍्दा व्यंजक (विस्मयादि द्योतक ) अव्यय । 
(सर्व० वि०) [इ-+-कन्‌] 4. एक, अकेला, एकाकी, 


केवल मात्र 2. जिसके साथ कोई और न हो 3. वही, 


विल्कुल वही, समरूप--मनस्थेक॑ वचस्येक कमंण्येक 
महात्मनाम--हि० १।१०१ 4. स्थिर, अपरिवरतित 
8, अपनी प्रकार का अकेला, अद्वितीय, एक वचन 6. 
मुख्य, सर्वोपरि, प्रमुख, अनन्य--एको रागिषु राजते 
--भर्त ० ३३१२१ 7. अनुपम, बेजोड़ 8. दो या बहुत 
में से एक--मेघ० ३०।७८ 9. वहुधा अंग्रेजी के अनि- 
इचयवाचक निपात (8 या &7) की भांति प्रयुक्त 
--ज्योतिरेकं--श ० ५।३०, एक, दूसरा; कुछ अथ॑ 
को प्रकट करने के लिए बहुवचनांत प्रयोग; अन्ये, अपरे 
इसके सहसम्बन्धी शब्द हैं। सम०--अक्ष (वि०) . 
एक धरी वाला 2. एक आँख वाला (->क्षः) . 
कौवा 2. शिव;--अक्षर (वि०) एक अक्षर वाला 
(--रम्‌ ) . एक अक्षर वाला 2. पावन अक्षर ओम्‌ 
--अग्र (वि०) . केवल एक पदार्थ या बिन्दु पर 
स्थिर 2. एक ही ओर ध्यान में मग्न, एकाग्रचित्त, 
तुला हुआ,--रघु० १५६६, मनुमेकाग्रमासीनम्‌-मनु ० 
के 


१।१ 3. अव्यग्र, अचंचल,--अग्रय-- अग्र (-पग्रयम ) 
एकाग्रता,--अंगः . शरीर रक्षक 2. मंगलग्रह या बुध 
ग्रह,--अनुदिष्टम्‌ अन्त्येष्टि संस्कार जो केवल एक ही 
पृवज (सद्यो मृत) को उ्श्य करके किया गया हो, 
--अंत (वि०) 4. अकेला 2. एक ओर, पाइवं में 3. 
जो केवल एक ही पदार्थ या बिन्दु की ओर निदिष्ट हो 
4. अत्यधिक, बहुत--कु० १।३६ 5. निरपेक्ष, अचल, 
सतत-स्वायत्तमेकान्तगुणम्‌--भत ० २।७, मेघ० १०९, 
(--तः) एकमात्र आश्रय, निश्चित नियम---तैजः 
क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपते:--शि० २।८३, 
(--तम्‌,-न्‍तेन,--ततः,--ते ) (अव्य०) 4. केवल 
मात्र, अवश्य, सर्देव, नितांत 2. अत्यन्त, बिल्कुल, 


 सर्वथा--वयमप्यकान्ततो निःस्पृहा:--भर्ते ० ३॥२४, 


दुःखमेकान्ततो वा--मेघ० १०९,--अन्तर (वि०) 
अगला, जिसमें केवल एक का ही अन्तर रहे, एक के 
बाद एक को छोड़ कर--श० ७।२७,--अंतिक ( वि० ) 
अन्तिम निर्णायक,--अयन (वि०) . जहां से केवल 
एक ही जा सके, (जैसे कि पगडंडी या बटिया) 2. 
नितान्त ध्यानमग्न, तुला हुआ दे० एकाग्र (--नम ) 
. एकान्त स्थरू या विश्लाम स्थली 2. मिलन का 
स्थान, संकेत-स्थलऊख 3. अद्वतवाद 4. केवलमात्र 


( २२६ 


उद्देश्य«-सा स्नेहस्प एकायनीभूता--मालवि ० २।१५, 
--अथेः: . वही वस्तु, वही पदार्थ या वही आशय 
2. वही भाव,--अहन (ह:) 4. एक दिन का समय 
2, एक दिन तक चलने वाला यज्ञ/--आतपत्र (वि०) 
एकच्छत्र से विशिष्टीकृत (विश्वभर की प्रभता को 
दर्शाने वाला )--एकातपत्र जगत: प्रभत्वम्‌ --रघ॒० २। 
४७, श्ि० १२।३३ विक्रम० ३।१९,--आदेशज्ञ; दो या 
दो से अधिक अक्षरों का एक स्थानापन्न (या तो एक 
स्वर का लोप करके या दोनों को मिला कर प्राप्त 
किया गया) जेसे कि एकायन' में आ,--आवलिः, 
--ली (स्त्री०) मोतियों की या अन्य मनकों की एक 
लड़, -एकावली कण्ठविभूषणं व:--विक्रमांक ० १।३०, 
लताविटपे एकावली लरूग्ना--विक्रम० १।२, (अलं० 
शाठ में) एसी उक्तियों की पंक्ति जिसमें कत का 
विघय और विधघेय का कर्ता के रूप में नियमित 
संक्ररण पाया जाय-स्थाप्यतेष्पोह्मयतें वापि यथापूव 
परस्परम, विशेषणतय। यत्र वस्तु सेकावली द्विघा 
-काव्य० १०,--उदकः (संबंधी) जो एक ही 
मत पूर्वंज से जल के तर्पंण द्वारा संबद्ध हो। 
--उदरः/--रा सगा (भाई या बहन ),--उद्िष्टम 
श्राद्धक_त्य जो केवल एक ही मत व्यक्ति को (दूसरे 
पृ्वजों को सम्मिलित न करके ) उद्देश्य करके किया 
गया हो,--ऊन (वि०) एक कम, एक घटाकर, 
- एक (वि०) एक एक करके, व्यष्टिरूप से, एक 
अकेला--रघु० १७।४३,  (-कम्‌ ) --एककज्ञः 
(अव्य ०) एकर करके, व्यक्तिश:, पृथक-पृथक, 
--ओघः एक सतत घारा,--कर (वि०) ((8्त्री० 
--री) ॥. एक ही काये करने वाला 2. (--रा) 
एक ही हाथ वाली 3, एक किरण वाली,--कार्ये 
(वि०) मिलकर काम करने वाला, सहयोगी, सहकारी 
(--यम्‌ ) एक मात्र कार्य, वही कार्य--कालः . एक 
समय 2. उसी समय,--कालिक,--कालोन (धरि०) 
4. केवल एक बार होने वाला 2. समवयस्क, सम- 
सामयिक,--कुंडलः कुबर, बलभद्र, शेषनाग,- गरु, 
-गुरुक (वि०) एक ही गुरु वाला ( रुकः ) 
. गुरुभाई,--चक्र: (वि०) . एक ही पहिये वाला 
2, एक ही राजा द्वारा शासित, (--क्रः) सूर्य का रथ, 
“चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) इकतालीस,--चर (वि०) 
. अकेला घूमने या रहने वाला--कि १३॥।३, 2. एक 
ही अन॒ुचर रखने वालां 3. असहाय रहने वाला 
--चारिन्‌ (वि०) अकेला, (--णी) पतिक्नता स्त्री 
चित्त (वि०) केवल एक ही बात को सोचने वाला 
(--त्तमू) . एक ही वस्तु पर चित्त की स्थिरता 

एकमत्य--एकचित्तीभय -- हि० १--एक मत से 
>चेतसू,--मनस्‌ (वि०) एक मत, दे० चित्त 


) 


--जनन्‍्मन्‌ (१०) 4. राजा 2. शूद्र, दे० नी०, जाति 
--जात एक ही माता-पिता से उत्पन्न,--जातिः शद्र 
(विप० द्विजन्मन ) ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यस्त्रयो वर्णा 
द्विजातय:ः: चतुथ एकजातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पंचमे 
-मनु० १०४, ८।२७०,--जातोय (वि०) एक ही 
प्रकार का या एक ही परिवार का,--ज्योतिस्‌ (प०) 
शिव,--तान (वि०) केवल एक पदार्थ पर स्थिर या 
केन्द्र, नितान्त ध्यानमग्न--बरहीकतानमनसो हि 
वशिष्ठमिश्रा:--महावी ० ३। ११,--तालः संगति, गीतों 
का यथार्थ समंजन, नत्य, वाद्य यंत्र (तु० तौय॑त्रिकम ) 
>-तोथिन (वि०) 4. उसी पावन जल में स्नान 
करने वाला 2. एक ही घमसंघ से संबंध रखने वाला- 
याज्ञ ० २१३७,-- (पूं०) सहपाठी, गरुभाई,-- त्रिशत्‌ 
(सत्री०0) इकतीस,--दंष्ट्‌ः--दन्तः 'एक दांत वाला , 
गणश का विशेषण,--दंडिनू (१०) सन्यासियों या 
भिक्षकों का एक समदाय, (जो 'हंस”कहलाते हूं ) 
इनके चार संघ हें:--कुटीचको बहूदकों हंसइचेव 
तृतीयक:, चतुथः परहंसशच यो यः पर्चात्स उत्तम: । 
हारीत ,-- दश,--दृष्टि (धवि०) एक आँख वाला, 
-(पुं०) . कौवा 2. शिव 3. दाशनिक,-देवः परबरह्, 
“-देशः . एक स्थान या स्थल 2. (समग्र का) एक 
भाग या अंश,-- एक पाइ्वे--तस्येकदेश:--उत्तर ०४ 
विभावितकदेशन देय यदभ्भियज्यते--विक्रम० ४।१७ 
जिस अंश का दावा किया जाता है, वह उसी व्यक्ति 
के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उसके एक अंश का 
प्राप्तकर्ता प्रमाणित हो जाय (इसी बात को कभी-कभी 
एकदेशविभावितन्याय” कहते हें)--धमन,---धर्मिन्‌ 
4. एक ही प्रकार के गणों को रखने वाहा, या एक 
ही प्रकार की संपत्ति को रखने वाला 2. एक ही घम 
को मानन वाला,--धर,--धुरावहू,-- धरीण (वि०) 
4. जो एक ही प्रकार कर सके 2. जो एक ही प्रकार 


-से जत सके (जैसे कि विशेष बोझ के लिए कोई पशु) 


“5पा० ४।४।७९,-- नेट: नाटक म प्रधान पात्र, 
सत्रधार जो नान्दीपाठ करता हैँ,--नवतिः: (स्त्री०) 
इक्‍्यानवे,--पक्षः एक पक्ष या दल--- आश्रय विक्लव- 
त्वात--रघु० १४।३४,--पत्नी 4. पतिक्रता स्त्री 
( पूर्ण: सती साध्वी ) 2. सपत्नी, सोत 
--सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुनलिणी भवेत्‌- मनु० 
९। हट॥5"८्रदी पगडंडीए:-- पदे (अव्य०) अकस्मात्‌ 
एकदम, अचानक--निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्त: स्वरा- 
निव--शि० २।९५, रघ० ८।४८,--पाद: . एक या 
अकेला पेर 2. एक या वही चरण 3. विष्णु, शिव 
-“पिंग;, --पिगलः कुबेर,--पिड (वि०) अचन्‍्त्यष्टि 
पिंड-दान के द्वारा संयक्‍्त,- भार्या एक पतिक्रता और 
सती स्त्री, (--यैः) केवल एक पत्नी रखने वाला 


( २२७ ) 


--भाव (वि०) सच्चा भक्‍त, ईमानदार,---यष्टिः, 
- यष्टिका मोतियों की एक लड़ी, -- योनि (वि०) / 
सहोदर 2. एक ही कुल या जाति के--मन्‌ ० ९। १४८, 
--रसः . उदेश्य या भावना की एकता 2. केवल 
मात्र रस या आनन्द --राजः (१०) निरंकुश 
या स्वेच्छाचारी राजा,--रात्र: एक पूरी रात तक रहने 
वाला पव---,रिक्थिन (प्‌ ० ) सह-उत्तराधिकारी, -- रूप 
(वि०) 4. एक सा, समान 2. समरूप,--लिंगः . एक 
ही लिंग रखने वाला शब्द 2. कुबेर,---वचनम्‌ एक 
संख्या को प्रकंट करने वाला शब्द,--वर्णं: एक जाति 
--वरषिका एक वर्ष की बछिया.--वाक्यता अर्थ की 
संगति, एकमत्य, विभिन्न उक्तियों का सामंजस्य, 
-“-वारम्‌,--वारे (अव्य०) . केवल एक बार 
2. तुरन्त, अकस्मात्‌ 3. एक ही समय,--विज्ञति: 
(स्त्री० ) इककीस,---विलोचन (वि०) एक आँख वाला 
दे० 'एकदृष्टि,---विषयिन्‌ (प्‌०) प्रतिदह्नन्द्दी,---बीर 
प्रमख योद्धा या शरवीर--महावी ० ५।४८,---बेणि 
णी (स्त्री०) बालों की एक मात्र चोटी (जिसे 
स्‍त्री पति-वियोग के चिह्न स्वरूप धारण करती 
है )---गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण--मेघ ० 
९२, श० ७।२१,--शफ (वि०) अखंड खर वाला 
( ) ऐसा पशु जिसके खुर या सुम फट हुए न हों 
जंसे घोड़ा गधा आदि,--शरोर (वि०) रकक्‍तसंबद्ध 
एक खून का, अन्वयः एक ही गोत्र की सन्‍्तान 'अव- 
यवः एक रक्‍त के बन्धु-बांधव,---शाख: एक ही शाखा 
या विचूर का ब्राह्मण,--श्डड्भ (वि० ) केवल एक सींग 
धारी (--गः) . अरण्याश्व, गेंडा 2. विष्ण,--शेष 
एकशंष द्वन्द्द समास का एक भंद जिसमें केवल एक 
ही पद अवशिष्ट रहता ह-->उदा० 'पितरो' माता 
और पिता (>-मातापितरो) इसी प्रकार इवसुरो' 
'आ्रातर:, आदि, (वि०) एक ही बार सुना हुआ 
धर (वि०) एक बार सुनी हुई बात को ध्यान में 
रखन वाला,--श्रुतिः (स्त्री०) एकस्वरता,--सप्तति 
(स्त्री०) इकहृत्तर,--सर्ग (वि०) नितांत ध्यानमग्न, 
--साक्षिक (वि०) एक व्यक्ति द्वारा देखा हुआ 
-“हायन (वि०) एक वर्ष की आय का---मा० ४८ 
उत्तर० ३३२८, (-+नी) एक वर्ष की बछिया 
एकक (वि०) [ एक--कन्‌ |] . इकहरा, अकेला, 
एकाकी, बिना किसी सहायक के--उत्तर० ५॥५ 
2. वही, समरूप । 
एकतम (वि०) (नप्‌ ०--तम्त, स्त्री ०---तमा ) [ एक -- 
डतमच्‌ | . बहुतों में से एंक 2. एक (अनिश्चयवाचक 
रूप मे प्रयक्‍त ) । 
एकतर (नप्‌ ०--तरम) | एक-)डतरच्‌ | ।. दो में से 
एक, कोई सा 2. दूसरा, भिन्‍न 3. बहुतों में से एक । 


एकतः (अव्य०) [ एक--तसिल ] 4. एक ओर से, एक 
ओर 2. एक एक करके, एक एक, एकतः-अन्यतः एक 
ओर, दूसरी ओर-बरघु० ६८५, कि० ५२ | 

एकत्र (अव्य०) [ एक-+त्रलू | 4. एक स्थान पर 
2, इकटठ, सब इकठठे मिल कर। 

एकदा (अव्य०) [ एक-+दा ] 4. एक बार, एक दफा, 
एक समय 2. उसी समय, सर्वथा एक बार, साथ ही 
साथ---हि० ४९३ । 

एकधा (अब्य०) [ एक-+-धाः | !. एक प्रकार से 
2. अकेले 3. तुरन्त, उसी समय 4. मिलकर, साथ 
साथ । 

एकल (वि०) [ एक-ला--क | अकेला, एकाकी--- 
उत्तर० ४। 

एकद: (अव्य०) [ एक-+-शस्‌ ] एक एक करके, अकेले । 

एकाकिन्‌ (वि०) [एक--आकिनच्‌ ] अकेला, केवल एक । 

एकादशन (सं० वि०) | एकेन अधिका दश इति|]| ग्यारह । 

एकादश (वि० ) (स्त्री--ज्ञी ) ग्यारहवाँ,--- ज्ञी चान्द्रमास 
के प्रत्यंक पक्ष का ग्यारहवाँ दिन, विष्णु संबंधी पुनीत- 
दिवस । सम०--ह्वारमदरीर के ग्यारह छिद्र दे० 
ख ,--रुद्राः (ब० व०) ११ रुद्र--दे ० रुद्र । 

एकीभावः [ एक-|-च्वि-+ भू +घज्_ ]. संहति, साहचर्य 
2. सामान्य स्वभाव या गण । द 

एकीय (वि०) [ एक-+-छ ] एक का या एक से-य 
तरफ़्दार, सहकारी । 

एज (भ्वा० आ० (म० का० में पर ०)--एजते, एजित) 
. कांपना 2. हिलना-डुलना, 3. चमकना (पर०), 
अप--,, दूर हॉक देना, उद्‌--, उठना, ऊपर को होना । 

एजक (वि०) [ एज्‌+ण्वल | कांपता हुआ, हिलता हुआ। 

एजनस | एज्‌+ल्यट | कांपना, हिलना । 


एंद (म्वा० आ०--एठते, एठित) छेदना, रोकना, 
विरोध करना । 

एड (वि०) [ इल--अच्‌, डलयोरभेद: | बहरा,--ड 
एक प्रकार को भेड़, । सम०--म्‌क (वि०) 4. बहरा 
ओर ग्गा--तु ० अनेंडमक 2. दुष्ट, कुटिल | 

एडक ला ड-|कन्‌ | . भड़ा, 2. जंगली बकरा,--का, 
भेड़ी । 

एण:, एणक:ः [एति द्रतं गच्छति इति--इ--ण, एण--कन 
ता | एक प्रकार का काछा बारासिघा हरिण, निम्नां- 
कित इलोक मे अनंक प्रकार के हरिणों का उल्लेख हैं 
“अनुृचो माणवो ज्ञेय एण: कृष्णम ग: स्मतः, रुरुगीर- 
मखः: प्रोक्‍्तः शंबर: शोण उच्यते । सम ०---अजिनम 
मृगचर्म,--तिलकः,---भृत्‌ चन्द्रमा, इसी प्रकार “अंक 
लांछन: आदि,--दुृश ( वि०) हरिण जंसी आँखों 
वाला,- (प०) मकर राशि | 
एणी [ एण--छीष्‌ ] काली हरिणी । 


( २२८ ) 


एत (वि०) (स्त्री ०---एता, एनी) रंगविरंगा, चमकीला 
->त: हरिण या बारासिधा । 

एतद्‌ (सवं० वि०) (प्‌ृ०--एषः:, स्त्री०--एषा, नप्‌ ० 
-एतद) [ इ+-अदि, तुक्‌ | 4. यह, यहाँ, सामने 
(वक्ता के निकटतम वस्तु का उल्लेख करना--समी- 
पतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ ), इस अर्थ में 'एतद्‌' शब्द कई 
बार पुरुषवाचक सर्वनाम पर बल देने के लिए प्रयक्त 
होता हैं, --एपषो5हं कार्यवशादायोध्यिकस्तद।नीन्तनरच 


संवत्त:--उत्तर० १»%झयहप्रायःजपनेपृववर्ती शब्द 


की ओर संकेत करता हूँ, विशेषकर जबकि यह “इदम्‌' 
या किसी और सव्वनाम के साथ संयुक्त किया जाय 
--एष वे प्रथम: कल्प:--मनु ० ३।१४७, इति यदुक्‍्तं 
तदेतच्चिन्त्यम्‌ 3. यह संबंधवोघक वाक्यखंड में भी 
प्राय: प्रयक्‍्त होता हैं और उस अवस्था में-संबंधबों घक 
बाद में आता ह--मन्‌ ० ९।२५७, (अव्य०) इस रीति 
से, इस प्रकार, अतः, ध्यान दो,--'एतद' शब्द उन 
समासों में प्रथम पद के रूप में प्रयक्त होता हैं--जो 
प्रायः निगदव्याख्यात या स्वतः स्पष्ट हों--उदा० 
-- अनन्तरम्‌ इसके तुरन्त बाद, अंत--इस प्रकार 
समाप्त करते हुए । सम ०--द्वितीय (वि०) जो किसी 
कार्य को दोबारा करे,--अ्रयम्न (वि०) जो किसी को 
पहली बार करे । 

एतदीय (वि०) | एतद+छ ] इसका, के, की । 

एतन: [| आ-+-इ+तन ॥ श्वास, सास छोड़ना । 


एतहिं (अव्य०) [ इदम्‌ हिल, एत आदेश: ] अब, इस 
समय, वर्तमान समय में । 

एतादश,--द्न,--दृक्ष, (वि०) | स्त्री ० - शी,--क्षी ] . 
एसा, इस प्रकार का--सर्वेपि नतादशा:-भतं ० २। 
५१ 2. इस प्रकार का । 

एतावत्‌ (वि०) [ एतद्‌्-+वतुप्‌ | इतना अधिक, इतना 
बड़ा, इतने अधिक, इतना बविस्तत, इतनी दूर, इस 
गृण का या ऐसे प्रकार का---एतावदुकत्वा विरते मृगे- 
न्द्रं“-रघु० २।५१, कु० ६।८९ एतावान्मे विभवों 
भवन्तं सेवितुमु--मालवि० २, (अव्य०) इतनी दूर, 

. इतना अधिक, कर इतने अंश में, इस प्रकार । 

एध्‌ (म्वा० आ०-एघते, एधित) . उगना, बढ़ना-पंच० 
२।१६४ 2. फलना-फूलना, सुख में जोवन बिताना 
द्वावंतोी सुखमेघते-पंच ० १।३१८, प्रेर० उगवाना, बढ़- 
बाना, अभिवादन करना, सम्मान करना -कु० ६९० । 

एथ: [ इन्च+घजञा , नि० ] इंधन,-स्फुलिड्भावस्थया वह्नि- 
रेघापेक्ष इव स्थित:--श० ७।१५, शि० २॥९९ । 

एघतुः [ एघध्‌ू+चतु ] . मनृष्य 2. अग्नि । 

एधस (नप्‌ ० )[ इन्ध्‌ू+-असि | इंघन--यर्थधांसि समिद्धो& 
ग्निर्भस्मसात्कुरुतेईर्जन॒ -भग० ४३७ बअनलायागुरु- 
चन्दनंधसे --रघु० ८।|७१ । 


एधा | एप्‌+अ-+टाप्‌ ] फलना-फूलना, हष । 

एधित (भू० क० क्ृ०) [ एध्‌--क्त ] !. विकसित, बढ़ा 
हुआ 2. पाला पोसा-मुगशावे: सममेधितो जन:-श० 
२।१८ । 

एनस्‌ (नप्‌ ०) [ इ+-असुन्‌, नुडागमः ] . पाप, अपराध, 
दोष शि० १४३५ 2. कुचेष्टा, जुर्म 3. खिन्नता 
4. निन्‍दा, कलंक । 

एनस्वत्‌, एनस्विन्‌ (वि०) [ एनस्‌+-मतुप्‌, व आदेश: 
विनि वा | दुष्ट, पापी । 

एरण्ड: | आ-ईर्‌-+-अण्ड्च्‌ | अरंडी का पौधा (बहुत थोड़े 
पत्तों वाला एक छोटा वृक्ष )---अत एवं लो ०--निरस्त- 
पादपे देशे एरण्डोपि द्रमायते । 

एलक: | इल-|-अच्‌ -|कन्‌ | मेढ़ा, दे” 'एडक' । 

एलवालु (न१० ), एलवालकम [ एला--वल +-उण्‌ ह्ृस्वः, 
कन्‌ व ] . कैथ वृक्ष की सुगंधयक्त छाल 2. एक 
रवेदार या दानेदार द्रव्य (जो औषधि या सुगंध के 
रूप में प्रयुक्त होता है)।। 

एलविल: [ इलविला--अण्‌ ] कुबेर, दे० 'एलविल'। 

एला | इल-+-अच्‌ +टाप्‌ ] 4. इलायवी का पौघा-ए लानां 
फलरेणव:, रघु० ४॥४७, ६।६४ 2. इलायची (इला- 
यची के बीज) । सम ०--पर्णो लाजवन्ती जाति का 
एक पोधा । 

एलोका | आ-|-ईल --ईकन्‌ --टाप |] छोटी इलायची । 

एवं (अव्य ०) [इ-+-वन्‌ ] किसी शब्द द्वारा कहे गये 
विचार पर बल देने के लिए बहुघा इस अव्यय का 
प्रयोग होता हैं ।. ठीक, बिल्कुल, सद्ठी तोर पर 
-एवमेव--बिल्कुल ऐसा ही, ठीक इसी प्रकार का 
2. वही, सही, समरूप---अर्थोष्मणा विरहितः प्रुरुष: 
स एव--भतं ० २।४० 3. केवल, अकेला, मात्र (बहि- 
ध्करण की भावना रखते हुए )--सा तथ्यमेवाभिहिता 
भवेन---कु० ३॥६३, केवलमात्र सचाई, सचाई के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं+क-पहले ही 5. कठिनाई से, 
उसी क्षण, ज्यूही (मुख्यतया-क्ृदन्तों के साथ )>--उप- 
स्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतित एवं यतू--रघु ० १। 
८७ 6. की भांति, जैसे कि (समानता प्रकट करते हुए ) 
--श्रीस्त एवं मे5स्तु--गण ० (>--तव इव) और 7. 
सामान्यतः: किसी उक्ति पर बल देने के लिए---भवित- 
व्यमेव तेन--उत्तर ० ४, यह बात निश्चित रूप से 
होगी, निम्नांकित अथे भी इस शब्द द्वारा प्रकट होते 
हैँ 88 अपयश 9. न्यूनता 0. आज्ञा व. नियंत्रण 
तथा 42. केवल पूति के लिए । 

एवम्‌ (अव्य०) [ इ--वम्‌ (बा०) | . अतः, इसलिए, 
इस रीति से--अस्त्येवम्‌ू-पंच ० १, यह इस प्रकार 
है,-एवंवादिनि देवषा-कु० ६॥८४; ब्रूया एवम्‌-मेघ० 
१०१ (जो कुछ बाद मे आता है )--एक्मस्तु--ऐसा 


( २२९ ) 


ही हो,--स्वस्ति, यद्येवम --यदि ऐसा है 2. बिल्कुल 
ऐसा ही (स्वीकृति रखते हुए )--एवं यदात्थ भगवान्‌ 
>कु० २३१। सम०--अवस्थ (वि०) इस प्रकार 
स्थित, या ए सी परिस्थितियों में फेसा हुआ,---आदि, 
-आद्य (वि०) एंसा और इस प्रकार का,-- कारम्‌ 
(अव्य० ) इस रीति से,--गुण (वि०) एसे गुणों वाला 
>-श० १।१२,--प्रकार,--प्राय (वि०) इस. प्रकार 
का--उत्तर० ५१२९ श० ७।२४,--भ्रत (वि०) इस 
प्रकार के गणों का, ऐसा, इस ढंग का,--रूप (वि० ) 
(वि०) इस प्रकार का, एसे रूप का,--विध (वि० ) 
इस प्रकार का, एंसा । 


(पूं०) [ आ+इ+बविच्‌ ] शिव, (अव्य०) (क) 

बलाने (ख) स्मरण करने, या (ग) आमंत्रण को प्रकट 

करने वाला विस्मयादि द्योतक चिह्न । 

ऐकल्म (अव्य०) तुरन्त । 

ऐकध्यम | एकधा-+-ध्यम 
की एकान्तिकता । 

ऐकपत्यम | एकपति+ष्यञझा | परम प्रभुता, सर्वोपरि- 
शक्ति द 

ऐकपदिक (वि०) (स्त्री ०--की) [ एकपद+ठछा | एक 
पद से संबंध रखने वाला। 

ऐकपद्यम्‌ | एक पद+ष्यञ्ञ |] 
2. एक शब्द बनना । 

ऐकमत्यम्‌ [ एकमत --ष्यञ्न्‌_ ] एकमतता, सहमति--रघु ० 
१८।३६। 

ऐकागारिकः [ एकागार--ठक | चोर,--केनचित्तु हस्तवते- 
कागारिकेण--दश ० ६७, शि० १९११११ 2. एक घर 
का मालिक | 

ऐकास्यम्‌ [ एकाग्र+ष्यञ | एक ही पदार्थ पर जुट 
जाना, एकाग्रता । 

ऐकाड़्रड | एकाड्र+अण्‌ | शरीर रक्षक दल का एक 
सिपाही--राजत ० ५२४९ । 

ऐकात्म्यम [ एकात्मन्‌ +ष्यण_ | ॥. एकता, आत्मा को 
एकता 2. समरूपता, समता 3. परमात्मा के साथ 
एकता या तादात्म्य । 

ऐकाधिकरण्यम | एकाधिकरण--ष्यझआ | 4. संबंध को 
एकता 2, एकही बिघषय में व्याप्ति, (तक ० में ) -सह 
विस्तृति, साध्येन हेतोरंकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते 
--भाषा० ६९ ! 

ऐकान्तिक (वि०) (स्त्री०--की) ।. पूर्ण, समग्र, पूरा 

2. विश्वस्त, निश्चित 3. अनन्य । 


न / 


(घास्थाने ) | समय या घटना 


शब्दों की एकता 


ऐ 


एबं ( मवा० उभ०-एषति--ते, एपित ) 4. जाना, 
पहुंचना 2. शीघ्रता से जाना, दौड़ कर जाना, परि-., 
ढ ढ़ना । 

एबघण: [ ए१-+ल्यूट | लोहे का तोर,--णम्‌ . देढ़ना 2 
कामना करता,--णा कामना, इच्छा । 

एबणिका [ इष-ल्यूटू-+-कन्‌, टापू, इत्वम्‌ | सुनार का 
काटा तोलन की तराजू । 

एथबा | इष-अ+टाप्‌ | इच्छा, कामना ! 

एपिन्‌ (वि०) [ इष्‌--णिनि | इच्छा करते हुए, कामना 
करते हुए (समास के अन्त में ), -यौवन विषयेषिणाम्‌ 
रघु० १८ । 


ऐकान्यिक: [| एकान्य-+-ठक ] वह शिष्य जो वेद का 
सस्व॒र पाठ करने में एक अशद्धि करे । 

ऐकाथ्यंम | एकार्थ--ष्यञज्ज | . उद्देश्य या प्रयोजन को 
समानता 2. अर्थों की संगति। 

ऐकाहिक (वि०) (स्त्री०--कीौ) |[ एकाह- ठक्‌ | ॥. 
आह्लिक 2. एक दिन का, उसी दिन का, देनिक । 

एक्यम ! एक+ष्यझा | . एकपना, एकता 2. एकमतता 
3. समरूपता, समता 4. विशेष कर मानव आत्मा 
की समरूपता, या विश्व की परमात्मा से एकरूपता । 

ऐक्षव (स्त्री०--बो) [इक्ष-अण | गन्ने से बना या उत्पन्न, 
--वम . चीनी 2. मादक शराब । 

ऐक्षव्य (वि०) [ इक्षु+ण्यत्‌ | गन्ने से बना पदाथ । 

ऐक्षुक (वि०) | इक्षु+ठलझा | . गन्‍न के लिए उपयुक्त 
2. गन्ने वाला,-- कः गन्ने ले जाने वाला | 

ऐक्षुभारिक (वि०) [ इछक्षुभार+ठक्‌ | गन्‍न का बोझा 
ढोन वाला । 

एऐक्ष्षाक (वि०) | इक्ष्वाकु+अ | इक्षवाकु से सबंध रखन 
वाला,---कः, क्‌ः . इक्ष्वाकु की सन्‍्तान,--सत्यमक्षवाक 
खल्वसि---उत्तर० ५. २. इंक्षवाकु वंश के लोगों द्वारा 
शासित देश । ः 

ऐडरगू्‌द (वि०) [ स्त्री०--दी |[ इझ्गुदी--अण | इंगुदी 
वक्ष से उत्पन्न,--दम्‌ इंगदी व॒क्ष का फल । 

ऐच्छिक (वि०) (स्त्री०--की) . इच्छा पर निभर, 
इच्छापरक 2. मनमाना । 

ऐडक (वि०) (स्त्री०--को ) 
जाति क्‍ 
(ल) बिडः (लः:) [ इडविडा--अण्‌ पर्दे डलयोर-- 
भंदः | कुबर । 

ऐण (वि०) (स्त्री ०--णी ) बारहसिघा हरिण की (त्वचा, 
ऊन आदि ) याज्ञ ० १।२५९ | 


का,-कः भड़ को एक 


( रे३० ) 


ऐंणेय (वि०) (स्त्री०--थी) [एणी--ढक | काली हरिणी 
>या तत्संबंधी किसी पदाथ से उत्पन्त,-यः काला हरिण, 
--यम्‌ रतिबंध, रतिक्रिया का एक प्रकार । 
ऐतदात्म्यममू | एतदात्मन्‌+-ष्यज्म | इस प्रकार के 
गण या विशिष्टता को रखने की अवस्था । 
ऐतरेयिन्‌ | एतरेय--इनि | एतरेय ब्राह्मण का अध्यता । 
ऐतिहासिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ इतिहास--ठक्‌ | 
. परम्परा प्राप्त 2. इतिहास संबंधी,--कः 4. इति- 
हासकार 2. वह व्यक्ति जो पौराणिक उपाख्यथानों को 
जानता है या उनका अध्ययन करता है । 
एऐंतिहाम्‌ [इतिह--ष्यञ | परम्परा प्राप्त शिक्षा, उपाख्या- 
नात्मक वर्णन,--एं तिह्ममनुमानं च प्रत्यक्षमपि चाग- 
मम्‌--रामा ०, किलेत्येतिह्ये (पौराणिक 'एऐतिह्य' को 
प्रत्यक्ष, अनमान आदि के साथ प्रमाण का एक भेद 
मानते हं--दे० अनुभव ) । 
एऐंदम्पयम [ इदम्पर--ज्य | आशय, क्षेत्र, संबंध (शा० 
इृदंपर होने की अवस्था अर्थात अथं, आशय या क्षेत्र 
रखना ) --इदं त्वेदम्पयंम---मा० २।७ । 
ऐनसम्‌ [| एनस -+-अण्‌ | पाप | 
ऐन्द (वि०) (स्त्री०--बी) | इन्दु+-अण्‌ | चंद्रमा 
संबंधी, --बवः चांद्रमास । 
ऐन्द्र (वि०) (स्त्री०--ऐन्द्री) [ इन्द्र+-अण्‌ | इन्द्र 
संबंधी या इन्द्र के लिए पषित्र,--रघध्‌० २।५०,-हद्ग 
अर्जुन और बाली,-न्द्रो 4. ऋग्वेद का मन्त्र जिसमें इन्द्र 
को संबोधित किया गया हँ--इत्यादिका काचिदेन्द्री 
समाम्नाता--ज ० न्‍्या० 2. पूर्व दिशा (इस दिशा का 
. अधिष्ठातदेवता इन्द्र हें) कि० ९।१८ 3. मसीवत 
कट 4. दुर्गा की उपाधि 5. छोटी इलायची । 
एन्द्रजालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ इन्द्रजाल---ठक ! 
. धोखे में डालने वाला, 2. जादू-टोना विषयक 3 
मायावी, भ्रान्ति जनक 2. जादू-टोन का जानकार 
--कः बाजोगर--शि० १५१२५ । 
ऐन्द्रल॒प्तिक (वि०) (स्त्री०--को) [ इच्द्रलुप्त---ठक | 
गंजरोग से पीडित, गंजा । 
एन्द्रशिरः [ इन्द्रशिर-|-अण्‌ | हाथियों की एक जाति । 
ऐन्द्रि: | इन्द्रस्यापत्यम्‌--इन्द्र +-इज्ण | . जयन्त, अर्जन 
बानरराज वालि 2, कौवा--ए निद्र: किल नखेस्तस्या 
विददार स्तनौ द्विज:---रघ० १२॥२२ । 
ऐन्द्रिय,---यक (वि० ) [इन्द्रिय-अणू, व॒ुञ्य वा। . इन्द्रियों 
से संबंध रखने वाला, विषयी 2. विद्यमान, ज्ञानेन्द्रियों के 
लिए प्रत्यक्ष इन्द्रियगोच र,-यम ज्ञान न्द्रियों का विषय | 
एंधन (वि०) (स्त्री०--नी) [ इन्धन--अण्‌ ] जिसमें 
धन विद्यमान हो,--नः सूर्य । 
ऐयत्यम [ इयत्‌--ष्यझआ_ ] परिमाण,संख्या । 


ऐराबणः [ इरा आप: ताभि: वनति शब्दायतैे--इरा --वन्‌ 
-+अच इरावण:---ततः अन | इन्द्र का हाथी । 

एऐरावतः | इरा आपः तद्वान्‌ इरावान समुद्र:, तस्माद्त्पन्न 
अण्‌ ] 4. इन्द्र का हाथी 2. श्रेष्ठ हाथी 3. पाताल 
निवासी नागजाति का एक मृखिया 4. पूर्व दिशा का 
दिग्गज 5. एक प्रकार का इन्द्रधनब,--ती . इन्द्र की 
हथिनी 2. बिजलो 3. पंजाब में बहने वाली नदी, राप्तो 
(इरावती ) 

एरेयम्‌ [इरायाम्‌ अन्न भवम--इरा-+-ढक | मदिरा (जो 
भोज्य पदार्थ से तैयार की जाय) 

ऐलः [इलाया अपत्यम्‌--अण्‌ | . पुरूरवा (इला और बुध 
का पुत्र ) 2. मंगलग्रह । 

ऐलबालुक: [एलवालक --अण्‌ ] एक सुगंध-द्रव्य । 

ऐलविलः | इलविला--अण | . कुबेर--शि० १३।१८ 
2, मंगलग्रह । 

एऐलेयः [इला--ढक | 4. एक प्रकार का गन्ध-द्रव्य 2. मंगल 
ग्रह । 

ऐश (वि०) (<स्त्री०--शी) [ईश--अण] . शिव से 
सम्बन्ध रखने बाला--रघ० २॥७५ 2. सर्वोपरि, 
राजकीय । 

एऐशान (वि०) [ईशान-|-अण्‌ | शिव से सम्बन्ध रखने 
वाला,--नो . उत्तरपूर्वी दिशा 2. दुर्गादिवी । 

ऐश्वर (वि०) (स्त्री ०---री ) [ईश्वर--अण] 4. शानदार 
2. शक्तिशाली, ताकतवर 3. शिव से सम्बन्ध रखने 
वाला---रघु० ११।७६ 4. सर्वोपरि, राजकीय 
5. दिव्य,--री दुगदिवी । 

ऐश्वर्यम्‌ [ईश्वर --ष्यञ्ञ | . सर्वोपरिता, प्रभता---ए कैश्वर्य- 
स्थितो5पि--मालबि ० १।१ 2. ताकत, शक्ति, आधिपत्य 
3. उपनिवेश 4. विभव, धन, बड़प्पन 5. स्वंशक्तिमत्ता 
तथा स्वव्यापकता की दिव्य शक्तियाँ । 

ऐंबसस्‌ (अव्य०) [अस्मिन्‌ वत्सरे इति नि० साध॒ु:] इस 
वष में, चाल वर्ष में । 


एंषमस्तन, (बि०) [एषमस--तनप्‌, त्यप्‌ .वा] 
चाल वष से सम्बन्ध रखन वाला । 

ऐष्टिक (वि०) (स्त्री०---की ) [इष्टि--ठक | यज्ञसम्बन्धी 
संस्कार विषयक । सम ०-पूतिक (वि० ) दृष्टाएूत (यज्ञ 
अथवा अन्य घामिक्र कृत्य) से सम्बन्ध रखने वाला । 

एऐंहलोकिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [इहलोक-|-ठज्य | इस 
संसार से सम्बन्ध रखने वाला, या इस लोक में घटित 
होने वाला, एऐहिक, दुनियावी (विप० पारलोकिक ) 

ऐहिक (वि०) (स्त्री०--कौ) 4. इस लोक या स्थान से 
सम्बन्ध रखने वाला, सांसारिक, दुनियावी, लौकिक 
2. स्थानीय,--कम्त्‌ व्यवसाय (इस संसार का) । 


4 


( २३१ ) 


ओ 


ओ (पुं०--औः) [उ+विच्‌] ब्रह्मा (अव्य०) . सम्बोध- 
नात्मक (ओ:) अव्यय 2. (क) बुलावा (ख ) स्मरण 
करना ओर (ग) करुणा बोधक विस्मयादि द्योतक 
चिह्न । 

ओकः [उच्‌--क नि० चस्य कः:| 4. घर 2. शरण, आश्रय 
3. पक्षी 4. श॒द्र । 

ओकेण: (णि:) [ओ-- कण्‌ +अच्‌, इन वा] खटमल, इसी 

.. प्रकार ओकोदनी' । 

भोकस्‌ (नपु०) [उच्‌--असुन] 4. घर, आवास--जैसा 
कि दिवौकस्‌ या स्वर्गोकस (देवता) में 2. आश्रय, 
शरण । 

ओख्‌ (म्वा० पर०--ओखति, ओखित) 4. सूख जाना 2. 
योग्य होना, पर्याप्त होना 3. सजाना, सुशोभित करना 
4. अस्वीकृत करना, 5. रोक लगाना । 

ओघः [उच्‌-- घज्य , पृूषो०] 4. जलूप्लावन, नदी, धारा 
-:पुनरोधेन हि युज्यते नदी--कु० ४।४४ 2. जल की 
बाढ़ 3. राशि, परिमाण, स्रमुदाय 4. समग्र 5. सातत्य 
0. परम्परा, परम्पराश्राप्त उपदेश 7. एक प्रमुख नृत्य । 

ओंकारः [ओम्‌--कारः | दे० “ओम के नीचे । 


ओज्‌ (म्वा० चुरा० उभ०--ओजति, ओजयति-ते, ओजित ) | ओल्ल (वि०) 


सक्षम या योग्य होना । 
ओज (वि०) [ओजू--अच्‌] विषम, असम, ““जम्‌ -- 
ओजस । 


ह ओजस (नपूं०) [ उब्ज-- असुन्‌ बलोपः, गुणश्च | ॥. 


शारीरिक सामथ्य, बल, शक्ति 2. वीर्य, जननात्मक 
शक्ति 3. आभा, प्रकाश (आलं० शा० में) 4. शैली का 
विस्तृत रूप, समास की बहुलता (दण्डी के अनुसार 
यही गद्य को आत्मा है )-- ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌- 
गद्यस्य जीवितम्‌---काव्या ० १८०, रसगंगाघर में इसके 
पाँच भेद बतलाये गये हैं 5. पानी 6. धातु की चमक । 
ओजसीन, ओजस्य (वि०) [ ओजस्‌ -+ख, यत्‌ वा | मज- 
बृत, शक्तिशाली । 
ओजस्वत्‌, ओजस्विन्‌ [ ओजस्‌-|- मतृप, विनि वा 
वीयव।न, तेजस्वी, शक्तिशाली । 
ओड़ः (पू० ब० व०) एक देश का तथा उसके निवासियों 
का नाम, (आधुनिक उड़ीसा) णमनु० १०।४४, 
“ड्ूस जवाकुसूम । 
ओत (वि०) [आ--वे-+-क्त ] बुना हुआ, घागे से एक 
सिरे से दूसरे तक सिला हुआ। सम०-प्रोत (वि०) 
. लम्बाई और चौड़ाई के बल आर-पार सिला हुआ 
. 2. सब दिशाओं में फैला हुआ । 
ओतुः [ अब्‌ +तुन्‌, ऊठू, गुण:] बिलाव 
बिल्ली-जैसा कि 'स्थूलो (लौ) तुः:' में । 


| मजबत, 


(स्त्री० भी) 


सी नव न न नऊक्‍.झ तन " न.....ुुु3अमामा ना" नया आा.....-आ...... न्म्न्म्म्महाडा। 


ओदन:---नम्‌ [ उन्द्‌ू--युच्‌ ] 7. भोजन, भात,--उदा० 
दध्योदन और घृत” 2. दलिया बना कर दूध में पकाया 
हुआ अन्न । 

ओम्‌ (अव्य०) [ अव्‌-+-मन्‌, ऊठ, गण: | 4. पावन अक्षर 
'ओम्‌ वेद-पाठ के आरम्भ और समाच्ति पर किया 
गया पावन उच्चारण, या मंत्र के आरम्भ में बोला 
जान वाला 2. अव्यय के रूप में यह (क) औपचारिक 
पुष्टीकरण तथा सम्माननीय स्वीकृति (एवमस्तु, 
तथास्तु) (ख) स्वीकृति, अंगीकरण (हाँ, बहुत 
अच्छा )-ओमित्युच्यताममात्य:---मा० ६, ओमित्यक्त- 
व॒तोथर्शाज्िण इति शि० १।७५, द्वितीयब्चेदोमिति 
ब्रूम:-सा० द० १ (ग) आदेश (घ) मांगलिकता (हू) 
दूर करना या रोक लगाना की भावना को प्रकट करने 
वाला अव्यय 3. ब्रह्म । सम०--कारः 4. पवित्र 
ध्वनि ओम्‌' 2. पवित्र उद्गार “ओम” । 

ओरम्फः [ ? ] गहरी खरोंच--मा० ७। 

ओल (वि०) [ आ+--उन्दु--क पृषो० ] आदर, गीला । 

ओलंड (म्वा० पर०, चुरा० उभ०---ओलंडति, ओलंडयति, 
ओलडित ) ऊपर की ओर फेंकना, ऊपर उछालना । 

| ओल-पृषो ० | आईं, गीला,---ल्लः प्रतिभ, 

आगतः प्रतिभू या जामिन के रूप में आया हुआ 
(यह शब्द एक दो बार विद्धशालभड्जिका में 
आया है) । े क्‍ 

ओषः [ उष्‌ --घज्म्‌ ] जलन, संवाह । 

ओषणः [ उष्‌-+-ल्युट्‌ ] तिक्‍्तता, तीक्षणता, तीखा रस | 

ओषधिः:,---धी (स्त्री०) [| ओष--घा --कि, स्त्रियां डीष | 
. जड़ीबूटी, वनस्पति 2. औषधि का पौधा, ओषधि 
3. फसली पौधा या जड़ी बूटी जोकि पक कर सूख 
जाती हें। सम०--ईशः--गर्भ:,--नाथः चन्द्रमा 
( वनस्पतियों का अधिदेवता तथा पोषक)---ज (वि० ) 
वनस्पति से उत्पन्न,---धरः,--पतिः 4. ओषधि-विक्रेता 
2. वेद्य 3. चन्द्रमा,--प्रस्थ: हिमालय की राजधानी 
“-तत्परयातीषधिप्रस्थं स्थितये हिमवत्पुरम--कु० ६। 
२३, २६ । 


ओष्ठ: [ उष्‌--थन्‌ | होठ (ऊपर का या नीचे का) । सम० 


-अधरौ-रस्‌, ऊपर और नीचे का होठ,--ज (वि०) 
ओष्ठस्थानीय,--जाह: होठकी जड़,--पल्लब:, >पम्‌ 
किसलय जैसा, कोमल ओष्ठ--पुटम्‌ होठों को खोलने 
पर बना हुआ गड़ढा । 


ओष्ठ्य (वि०) [ ओष्ठ--यत्‌ ] . होठों पर रहने वाला 


2. ओष्ठ--स्थानीय (ध्वनि आदि) । 


ओष्ण (वि०) [ ईबषद्‌ उष्ण:--ग० स० ] थोड़ा गरम, 


गुनगुना । 


( २३२ ) 


ओ [ आ-]-अव्‌-+क्विपू, ऊठ ] (क) आमंत्रण (ख़) 
संबीधन (ग) विरोध तथा (घ) शपथोक्ति अथवा 
संकल्पद्योतक अव्यय । 

ओऔश्ियक्यम [ उक्थ--ठक्‌-+ष्यझजा ] उकथ का पाठ; 
सामवेद । 

ओक्यम्‌ [| उकय--अण्‌ | पाठ करने की विशेष (*उक्थ' 
अंग से संबंध रखने वाली ) रीति। 

ओक्षकम्‌,--ओक्षम्‌ [ उछक्ष्णां सम्‌ह: इत्यथ उक्षन्‌ -अण्‌ 
टिलोप: वुज वा | बैलों का झण्ड--शि० ५६२ । 

ओग्रयम [ उम्र+ष्यआ | दढ़ता, भीषणता, भयंकरता 
ऋरता आदि | 

ओऔघध: [| ओघ-+-अण्‌ | बाढ़, जलप्लावन । 

ओचित्यम, औचितो | उचित+घष्यव्ग, स्त्रियां डीष, यलनो 
परच | . उपयक्तता, योग्यता, उचितपना 2. संगति 
या योग्यता, वाक्य में शब्द के यथार्थ अर्थ का निर्धा 
रण करने के लिए कल्पित परिस्थितियों म॑ से एक 
>सामथ्यंमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्व॒रादय: 
>सा० द० २। 

ओच्चे:अवस: [ उच्चे: श्रवस ---अण्‌ | इन्द्र का घोड़ा 

ओऔजसिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ ओजस+ठक 
ऊजस्वी, बलवान । --कः नायक शरवीर । 

ओजस्य (वि०) [ ओजस्‌+ष्यज ] बल और स्फात का 
संचारक,--स्थम सामर्थ्य, जीवनशक्ति, ऊर्जा, स्फति । 

ओज्ज्वल्यम्‌ [ उज्ज्वल-+पष्यञा | उज्ज्वलुता, कान्ति । 

ओऔड्पिक (वि०) (स्त्री०--की) | उड्प+ठक |] किदहती 
मे बैठ कर पार करने वाला,--कः किश्ती या लठठे 
का यात्री । 

ओड॒स्बर ( उड़म्बर--अज ]>दे० औदुम्बर । 

ओडः | ओड़+अण्‌ | ओड़ (वतमान उड़ीसा) देश का 
निवासी या राजा । 

ओत्कण्ठयम्‌ [उत्कण्ठा+ष्यजा | 7. इच्छा, 
2. चिन्ता । 

ओऔत्कष्यंम | उत्कषे + ष्यज्ज | श्रेष्ठता, उत्कृष्टता । 

औत्तमि: [ उतक्तम+इजञ्ा | १४ मनुओं में से तीसरा । 

ओकत्तर (वि०) (स्त्री०--री,--रा) उत्तरी । सम०» 
--पथिक उत्तर दिशा की ओर जाने वाला । 

औत्तरेयः (उत्तरा--ढक्‌ ) अभिमनन्‍्य और उत्तरा का पुत्र 
परी क्षित्‌ । 

ओत्तानपादः,--पादि: [ उत्तानपाद--अणू, इछा वा | 
. ध्रुव 2. उत्तर दिशा में वत्तेमान तारा । 

ओत्पत्तिक (वि०) (्त्री-कौ) | उत्पत्ति+ठक्‌ ] 
4. अन्तर्जात , सहज 2. एक ही समय पर उत्पन्न । 

ओत्यात (वि०) उ$उत्पात--अण | अपशकुनों का विश्लेषक | 


लालसा 


औत्पातिक (वि०) ((्त्री०--की) [ उत्पात-+-ठक |] 
अमंगलकारी, अलौकिक, संकटमय---रघु ० ४४, ५३, 
-कम्‌ अपशकुन या अमंगल । 

ओत्संगिक (वि०) (स्त्री०--की ) [उत्संग--ठक | 
कल्हे पर रक्खा हुआ, या कल्हे पर घारण किया 
हुआ । 

ओत्सगिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [ उत्सगं--ठझा | ॥. 
सामान्य विधि (जंसे कि व्याकरण का नियम) जो 
अपवाद रूप में ही त्यागन के योग्य हो 2. सामान्य 
(विप० विशेष ), प्रतिबन्धरहित, सहज 3. व्यृत्पन्न 
योगिक । 

ओत्सक्यम | उत्सुक+ष्यञा | . चिन्ता, बंचनी 2. प्रबल 
इच्छा, उत्सुकता, उत्साह--औत्सक्यमात्रमवसाययति 
प्रतिष्ठा ५५६, औत्सुक्यन कृतत्वरा सहभुवा व्यावते- 
मानता हिया--रत्न० १॥२। 

ओऔदक (वि०) (स्त्री०--की ) | उदक--अण | जलछीय 
पनीला, जल से संबंध रखन वाला । 

ओऔदज्चन (वि०) (स्त्री०--नी) [| उदज्चन--अण्‌ | 
डील या घड़े मे रकखा हुआ । 

ओदनिकः (दज्च) | ओदन+ठला |] रसोइया । 

औदरिक (वि०-) (स्त्री ०--की) [उदर-+-ठक | बहुभोजी, 
पेट, खाऊ सर्वेत्रौदरिकस्याभ्यवहांयमेव विषय:-- 
--विक्रम० ३, मालवि० ४। 

औदर्य (बवि०) [उदरे भवः यत्‌ | . गर्भस्थित, 2. गर्भान्‍त:- 
-प्रविष्ट | 

ओदद्वितम | उदश्वित्‌--अण्‌। आधा पानी मिलाकर तैयार 
किया हुआ मट्टा । 

ओदायम्‌ [उदार+ष्यञ | !. उदारता, कुलीनता, महत्ता 
2. बड़प्पन, श्रेष्ठता 3. अथंगांभीय (अथंसंपत्ति )--स 
सोष्ठवौदाय विशेषज्ञालिनीं विनिश्चितार्थाभिति बाच- 
माददे--कि० १।३, दे० कि० ११।४० पर मल्लि० 
ओर उदार के नी० उदारता | 


ओदासोन्यम, ओदास्यम [उदासीन+ष्यड उदास 
+ष्यञा ] !. उपेक्षा, निःस्पहता--पर्याप्तोसि प्रजा 
पातुमौदासीन्येन वरतितुम--रघु० १०।२५, इदानी- 
मौदास्यं॑ यदि भजसि भागीरथि-गंगा० ४ 
2. एकान्तिकता, अकेलापन 3. पूर्ण विरागए[सांसारिक 
विषयों से ), वेराग्य । 

ओदुंबर (वि०) (स्त्री०--री) | उदुम्बर-+-अञ्य | गूलर 
के वक्ष से बना या उससे प्राप्त---रः एंसा प्रदेश जहाँ 
गूलर के वृक्ष बहुतायत से हों,-- री गूलर को शाखा 
--रम . गलर की लकड़ी 2. गलूर का फल 
3. ताबा 


( २३३ ) 


ओऔद्गात्रम्‌ [उद्गातृ--अज्ज_] उद्गाता ऋत्विज का पद या 
काये । 

ओऔद्वालकम [उहाल--अग्‌, संज्ञायां कन] मधु जेसा एक 
पदार्थ जो तीखा और कड़वा होता है । 

ओऔदहेशिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [उदश--ठक | प्रकट करने 
वाला, निदेशक, संकेतक । 

औद्धत्यम [उद्धत-+ष्यणा] . हेकड़ी, ढीठपना 2. साह- 
सिकता, जीवटवाले कार्यों में हिम्मत--भौद्धत्यमायो- 
जितकामसूत्रम--मा ० १।४ । 

ओऔद्धारिक (वि०) (स्त्री०--को) [ उद्धार+ग्झ ] 
पंतक सम्पत्ति में से घटाया हुआ, विभक्‍त करने योग्य 
दाययोग्य,---कम्‌ (पेतृक सम्पत्ति में से घटाया गया) 
एक अंश या दायभाग । 


ओऔड्िदम [उडख्धिदू+अण्‌] ॥. झरने का पानी 2, सेंधा 
नमक । 

ओऔद्वाहिक (वि०) ट((्त्री०--कौी) [उद्ाह+ठ्झ] 
. विवाह से संबंध रखने वाला 2. विवाह में प्राप्त 
“-याज्ञ ० २१११८, मनु० ९।२०६,--कम्‌ विवाह के 
अवसर पर वध को दिय गय उपहार, स्त्रीधन । 

ओधस्यम्‌ [ऊघस्‌--ष्यञ्ञ] दूध (औड़ी से प्राप्त) 
२॥६६८ अन ० पा० । 


ओन्नत्यम्‌ [उन्नत-+ष्यञ्य | ऊंचाई, ऊंचा उठना (नंतिक , 


रूप से भी) | 
ओऔपकरणिक (वि०) (स्त्री०--की 
के निकट रहने वाला । 
ओपकायम्‌,----र्या [ उपकार्य --अण्‌, स्त्रियां टाप्‌ च| आवास, 
तम्ब । 
ओपग्रस्तिक:,--ग्रहिकः [उपग्रस्त--ठऊा, उपग्रह--ठज्य | 
ग्रहण 2. ग्रहण-प्रस्त सूय या चन्द्रमा । 
औपचारिक (वि०) (स्त्री ०--की ) | उपचार --ठक | लाक्ष- 
णिक, आलंकारिक, गोण (विप० मुख्य ),-- कम आलूं- 
कारिक प्रयोग । 
ओऔपजानक (वि०) (स्त्री०---कौ ) 
घुटनों के पास होने वाला । 
ओपदेशिक (वि०) (स्त्री०--की ) [उपदेश--ठक ] ॥ 
अध्यापन या उपदेश द्वारा जीविका कमाने वाला 2 
"शिक्षण द्वारा प्राप्त (जेसे कि घन ) 
श्रौपधम्थंम [ उपधर्म ---ष्यव्य | . मिथ्या सिद्धान्त, घर्मद्रोह 
2. घटिया गण या गण का अपक्ृष्ट नियम । 
श्रोपधिक (वि०) (स्त्री ०--की ) |उपाधि--ठज्य | ध्ते, 
घोखबाज । ' 
श्रोप्धेयम्‌ [उपाधि --ढझा | रथ का पहिया, रथांग । 
शओपनायनिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपनयन--ठक ! 
उपनयन सम्बन्धी, या उपनयन (जनऊ के साथ दीक्षा 
देने का संस्कार) के काम का--मनु ० २।६८ । 
३० 


) [उपकर्ण--ठक्‌] कान 


[| ठक 
। उपजानु-+-टक | 


रघ० 


ओपनिधिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [उपनिधि--ठक्‌] घरो- 
हर से सम्बन्ध रखने वाला,--कम्‌ घरोहर या अमानत 
जो वस्तु घरोहर या अमानत के रूप में रक्‍्खी जाय 
याज्ञ ०---२।६५ । 

ओऔपनिषद (वि०) (स्त्री०--दी) [उपनिषद्‌-+-अण | . 
उपनिषदों में बताया हुआ या सिखाया हुआ, वेद 
विहित, आध्यात्मिक 2. उपनिषदों पर आधारित, 
स्थापित या उपनिषदों से गृहीत--औपनिष्द दर्शनम्‌ 
(वेदा० द० का दूसरा नाम )--दः . परमात्मा, ब्रह्म 

उपनिषदों के सिद्धान्तों का अनयायी । 

ओपनोविक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ उपनीवि--ठक | 
--स्त्री या पुरुषों की धोती की गांठ या नाड़ें के निकट 
रक्‍खा हुआ,---औपनीविकमरून्द्ध किल स्त्री (करम्‌ ) 
+-शि० १०।६०, भद्ठि ० ४|२६ ॥। 

ओऔपपत्तिक (वि०) (स्त्री०--कीौ) [ उपपत्ति--ठक | 
. तैयार, निकट 2. योग्य, समुचित 3. प्राक्काल्पनिके । 

ओऔपम्िक (वि०) (स्त्री ०--की ) [उपमा--ठक्‌ | . तुलना 
या उपमान का काम देने वाला 2. उपमा द्वारा 
प्रदशित । 

ओपम्यम्‌ [उपमा++ष्यञा ] तुलना, समरूपता, सादुृश्य 
“-आत्मोपम्य धान न भूतेष॒ दयां कुबन्ति साधवः--हि० 


१ 

ओपधिक (वि०) (स्त्री ०--की) [उपाय--ठक | !. समु- 
चित, योग्य, यथाथ 2. प्रयत्नों द्वारा प्राप्त.---कः,---कम 
उपाय, तरकीब, यक्ति--शिवमौपयिक गरीयसीम 
>+कि० २।३५। 

ओपरिष्ट (वि०) (स्त्री०--ष्टो 
होने वाला, ऊपर का । 

ओपरो (रो) घधिक (वि०) (स्त्री ०--कौ) | उपरोध--ठक्‌ | 
. अनग्रह सम्बन्धी, कृपा सम्बन्धी, अनुग्नह या कृपा के 
फलस्वरूप 2. विरोघ करने वाला, बाधा डालनं वाला 
--कः पील वक्ष की लकड़ी का डंडा । 


ओपल (वि०) (स्त्री०--ली) [उपल--अण्‌ | प्रस्तरमय, 
पत्थर का । 

ओपवस्तम्‌ [उपवस्त--अण्‌ ] उपवास रखना, उपवास । 

ओऔपदबस्त्रम | उपवस्त्र --अण्‌ | . उपवास के उपयुक्त भोजन, 
फलाहार 2. उपवास करना । , 

ओपवास्यम्‌ [ उपवास -ष्यञाञ | उपवास रखना । 

ओपवाह्मय (वि०) [उपवाह्य --अण्‌] 4. सवारी के काम 
आने वाला,---ह्ाः . राजा का हाथी 2. कोई राजकीय 
सवारी । 

ओपवेशिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उपवेश--ठज्य | पूरी 
लगन के साथ काम कर के अपनी आजीविका कमान 
वाला 


ओऔपसझरुयानिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उपसरुख्यान- 


) [उपरिष्ट--अण्‌ | ऊपर 


( रहे४ ) 


की एक स्त्री ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए उसे अपनी 
जंघा में छिपा लिया--इसीलिए जंघा से जन्म होने के 
कारण वंह औब कहलाया । उसको देख कर कातंवीय 
के पत्र अंधे हो गये, उसके क्रोध से उठी ज्वाला ने 
समस्त संसार को भस्म कर देना चाहा । परन्तु अपने 
पितरों--भागवों--की इच्छा से उसने अपनी क्रोधारित 
को समुद्र में फेंक दिया जहाँ वह घोड़े के रूप में गुप्त 
पड़ा रहा--तु० वडवारित। बाद में औवं अयोध्या 


ठक्‌। 4. जिसका परिशिष्ट में वर्णन किया गया हो 
2. परिशिष्ट । 
ओपसणगिक (वि०) (स्त्री०--को) | उपसगग +ठजा | 
. विपत्ति का सामना करने योग्य 2. अमज्भुल सूचक । 
औपस्थिक (वि०) [उपस्थ --ठक्‌ | व्यभिचार द्वारा अपनी 
जीधिका चलाने वाला । 
ओपस्थ्यम [उपस्थ--ष्यञा | सहवास, स्त्रीसंभोग । 
ओपहारिक ( ० । (स्त्री ०-+की ) [उपहार--ठक | उप- 


हार या आहति के काम आने वाला,--कम्‌ उपहार या 
आहुति । 

ओऔपाधिक (वि०) (स्त्री ०--की) [| उपाधि+ठज_ |] 
, विशेष परिस्थितियों में होने वाला 2. उपाधि या 
विशेष गणों से सम्बन्ध रखने वाला, फलित कार्य । 

ओऔपाध्यायक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उपाध्याय--वुज्ण | 
अध्यापक से प्राप्त या आने वाला । 

ओपासन (वि०) (स्त्री०--नी) [उपासन+-अण्‌ | गुह्याग्नि 
से सम्बन्ध रखने वाला,--नः गाह्स्थ्य पूजा के लिए 
प्रयक्‍त अग्नि, गुह्याग्ति । 

ओम (अव्य०) शूद्रों के लिए पावनध्वनि (क्योंकि ओम्‌ 
का उच्चारण शद्रों के लिए वजित हूँ ) 

ओऔरभ्र (वि०) (स्त्री०--श्री ) [उरभ्र-+अण्‌ | भेड़ से 
सम्बन्ध रखन वाला, या भड़ से उत्पन्न,---भ्रम्‌ . भेड़ 
या बकरे का मांस 2. ऊनी वस्त्र, मोटा ऊनोी कम्बल 
( भर: भी) 

ओऔरजञ्रकम्‌ [उरभ्राणां सम हः--व॒ुञ | भेड़ों का झुण्ड । 

ओरशिकः [उरभ्र--ठज्य ] गड़रिया । 

औरस (वि०) (स्त्री०--स्ी) [उरसा निममित:-अण्‌ | कोख 
से उत्पन्न, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, वंध--रघु० १६९। 
८८,--सः,--सी वध पुत्र या पुत्री--याज्ञ ० २१२८ । 

ओरस्य--ओ रस । 

औएणणं, ओऔणंक, ओऔणिक (वि०) (स्त्री०-र्णी,--कौ ) 
[ऊर्णा +अञ्ा , वुज वा | ऊनी, ऊन से बना हुआ । 

ओध्वंकालिक (वि० ) (स्त्री ०--की ) [ऊध्वेकाल-+ष्ठजा_| 
पिछले समय से संबद्ध या बाद का । 

ओऔध्वेदेहम [ऊघ्वंदेह --अण | अन्त्यष्टि संस्कार, प्रंतकम । 

औध्वंदे (दे) हिक (वि०) (स्त्री०--की)_ ऊध्वर्देहाय 
साध---ठञ्य | म॒त व्यक्ति से संबद्ध, अन्त्यष्टि, क्रिया 
प्रेतक मं, अन्त्येष्टि संस्कार,---कम्॒ अन्त्यष्टि संस्कार, 
भतेकम । 

ओवब (वि०) (स्त्री०-बवीं) [ऊ5--अण | . धरती से 
सम्बन्ध रखने वाला >“ जंघा से उत्पन्न,--वः एक 
प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह भृगवंश में उत्पन्न हुआ था 
महाभा रत में व्णत मिलता है कि भग के वंशजों का 
नाश करने की इच्छा से कातंवीयं के पुत्रों न ग्भस्थित 
बालकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस वश 


के राजा सगर का गृरु हुआ) 2. वडवाग्नि,--त्वयि 
ज्वलत्यौव इवाम्बराशी श० ३।३, इसी प्रकार अनल: । 

ओऔलकम्‌ [उलकानां समूह:--अञा | उललओं का झुंड । 

औलक्यः [उलकस्यापत्यं---यजा |] वेशेषिक दशन के निर्माता 
कणाद मृनि (दे० सर्वे० में औलक्यंदशंन ) 

औल्वण्यम [उल्वण+ष्यञा] आधिक्प, बहुतायत, श्राबल्य । 

ओऔद्वयन, औदश्वनस (वि०) (स्त्री०-ती,-सी) उशना अर्थात्‌ 
शक्राचाय से सम्बन्ध रखने वाला, उशता से उत्पन्न या 
उशना से पढ़ा हुआ,--सम्‌ उशना का ध्मशास्त्र 
(नागरिक शास्त्र व्यवस्था पर लिखा गया ग्रन्थ) । 

ओऔशोनर: [ उशीनरस्यापत्यम्‌---अझू | ऊशीनर का पूत्र,--री 
राजा पुरूरवा की पत्नी । 

ओऔज्ञोरम [ उशीर-अण | ॥. पंखेया चँँवर की डंडी 
2. बिस्तरा--औशीरे कामचा रः कृतो5भत्‌-- दश० ७२ 
3. आसन (कुर्सी, स्टल आदि) 4. खस का लेप 5. खस 
की जड़ 6. पंखा । 

ओऔषणम्‌ [उषण+-अण्‌] . तीक्षणता, तीखापन 2. काली 
मिच । 

ओऔषघम [औषधि --अण | . जड़ी-ब्‌टीो, जड़ी बूटियों का 

” सम्‌ह 2. दवादारू, सामान्य औषधि 3. खनिज । 


औषधि:.-- धी (स्त्री०) [प्रा० स० |] १. जड़ी-बूटी, बनस्पति 
-दे० ओषधि 2. रोगनाशक जड़ी-बटी-अचिन्‍त्यो हि 
मणिभन्त्रौषधीनां प्रभाव:--रत्न ० २ 3. आग उगलने 
वाली जड़ी--विरमन्ति न ज्वलितुमौषधय:-- कि० ५। 

(तृणज्य ज्योतींषि--मल्लि०) तु० कु० १।१० 

4. वषभर रहने वाला या सालाना पतझड़ वाला पौधा 
?धघिपतिः सोम, औषधियों का स्वामी । 

औषधीय (वि०) [ओऔषघ-+-छ ] औषधि संबन्धी रोगनाशक, 
जड़ी-बटियों से यक्‍त । 

ओफषरम,--रकम्‌ [उपरे भवम्‌--अणू, ततः कन] सेंधा 
नमक, पहाड़ी नमक । 

ओऔषस (वि०) (स्त्री०--सो) [उपस-+अण] उषा या 
प्रभात से सम्बन्ध रखने वाला, --सौ पौ फटना, प्रभात 
काल | 

ओऔषसिक, औषिक (वि०) (स्त्री०--की ) !उषस-- ठव्म 
उषा+ ठजञा वा] जिसने प्रभातकाल में जन्म लिया हैं, 
उषः काल में उत्पन्न । 


( २३५ ) 


ओष्टू (वि०) (स्त्री०-पष्ट्री) [उष्ट्र/-अण | . ऊंट से 
उत्पन्न या ऊंट से सम्बन्ध रखने वाला 2. जहाँ ऊँटों 
की बहुतायत हो,--ष्ट्रम ऊटनी का दूध । 

औष्ट्रकम [उष्ट्र--व॒ुज्य्‌] ऊंँटों का झंड--शि० ५१६५ । 

ओष्ठ्य (वि०) [ओष्ठ--यत्‌ | होठ से सम्बद्ध, ओष्ठ स्था- 
नीय । सम०--बर्णंः ओष्ठस्थानीय अक्षर--अर्थात्‌ उ 


ऊ, प्‌ फूब्‌ भूम्‌ और व्‌,--स्थान (द्वारा) होठों द्वारा 
उच्चरित,--स्वरः ओष्ठस्थानीय स्वर । 

ओष्णम्‌ [उष्ण--अण्‌ | गर्मी, ताप । 

ओष्ण्यम, ओष्म्यम [उष्ण--ष्यञ्त, उष्म-घ्यज्य | गर्मी 
“रघु० १७।३३ । 


कः | कंच्‌--ड |॥. ब्रह्मा 2. विष्ण 3. कामदेव 4. अग्नि 
5. वायु 6. यम 7. सूय 8. आत्मा 9. राजा या 
राज कुमार 0. गांठ या जोड़ 4. मोर 42. पक्षियों 
का राजा 43, पक्षी 44. मन 5. शरीर 46. समय 
47. बादल व8. शब्द, ध्वनि 9, बाल,--कम 
. प्रसन्‍तता, हे, आनन्द (जैसा कि स्वर्ग में) 
2. पानी--सत्यन माभिरक्ष «वं वरुणेत्यभिशाप्य कम 
“याज्ञ ० २।१०८ केशव पतित॑ दृष्ट्वा पाण्डवाँ हषे- 
निभरा:--सुभा ० (यहाँ केशव” में इलेष हैं) 3. सिर 


अन्त में उसने उन बालकों को मथरा लिवा लाने के 
लिए अक्रूर को भेजा । फिर कंस और क्रृष्ण में घोर 
मल्लयुद्ध हुआ जिसमें कृष्ण के हाथों कंस मारा गया) 
सम ०-अरिः /“अरातिः,--जित, --ऊुपष, “5टद्िष,--हन्‌ 
(प०) कंस का मारने वाला अर्थात्‌ कृष्ण--स्वय 
संधिकारिणा कंसारिणा दूतेन--वेणी ० १, निषेदिवान 
कंसक्ष: स विष्टरे--शि० १।१६,--अस्थि (नप्‌ ०) 
कांसा,---कारः (स्त्री ०--रो) 4. एक वर्णसंकर जाति, 
न्‍ कसेरा--कंसका रशंखका रौ ब्राह्मणात्संबभूवतु:---शब्द ० 
“जैसा कि 'कंघरा' (>-कं शिरो धारयतीति) में । 2. जस्ता या सफ़ेद पीतल के ब्तेन बनाने वाला, कांसे 
कंसः/--सम्‌ | कंसू--अ ] 4. जल पीने का पात्र, प्याला, | , # ढलाई का काम करने वाला । 
कटोरा 2. कांसा, सफेद तांबा 3. 'आढ़क' नाम की | *सकम्‌ | कंस--कन्‌ | कांसा, कसीस या फूल । 


एक विशेष माप,--सः मथुरा का राजा, उम्रसेन का | कक (भ्वा० आ०-ककते, ककित) 4. कामना करना 


पुत्र, कृष्ण का शत्रु (कंस की कालनेसि नामक राक्षस 
से समता को जाती हैं, कृष्ण के प्रति शत्रता का व्यव- 
हार करते करते यह क्ृष्ण का घोर शात्र बना । जिन 
परिस्थितियों में इसने एसा किया वह निम्नांकित हैं, 
“देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हो जाने के बाद 
जब कि कंस अपना सुखसम्पन्न दाम्पत्यजीवन बिता 
रहा था, उसे आकाशवाणी सुनाई दी जिसने उसे 
सचेत किया कि देवकी का आठवां पुत्र उसका मारने- 
वाला होगा। फलरतः उसने दोनों को कारागार में डाल 
दिया, मजबत हथकड़ी और वेड़ियों से जकड़ दिया, 
ओर उनके ऊपर सख्त पहरा लगा दिया। ज्यंही 
देवकी ने बच्चे को जन्म दिया त्यंही कंस ने उसे छीन 


कर मौत के घाट उतार दिया, इस प्रकार उसने छः 


बच्चों का काम तमाम कर दिया। परन्तु सातवाँ और 
आठवाँ (बलराम और कृष्ण) बच्चा इतनी सावधानी 
रखते हुए भी सकुशल नन्‍्द के घर पहुँचा दिया गया। 
भविष्यवाणी के अनुसार कंसहन्ता कृष्ण नन्‍्द के यहाँ 
पलता रहा। जब कंस ने सुना तो वह अत्यन्त ऋद्ध 
हुआ, उसने कई राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजे, 
परन्तु कृष्ण नें उन सबको आसानी से मार गिराया । 


2. अभिमान करना 3. अस्थिर हो जाना, दे० कंक । 


ककुजल: | क जल कूजयति याचते--क-+-क्‌ज्‌ --अलच्‌ 


पुषो० नुम्‌ हृस्वश्च | चातक, पपीहा । 


ककुद्‌ (स्त्री०) | क सुखं कोति सूचयति--क --कु-+-क्विप्‌, 


तुकागम:, तस्यः दः | 4. चोटी, शिखर 2, मृख्य, 
प्रधान--दे ० नी० 'ककुद' 3. भारतीय बैल या सांड़ 
के कंधे के ऊपर का कूबड़ या उभार 4. सींग 5. 
राजचिह्न (छत्र, चामर आदि) (पाणिनि सृत्र ५। 
४॥१४६-७ के अनुसार 'ककुद के स्थान में बहुब्नीहि 
समास में 'ककुद्‌ आदेश होता हँ---उदा० श्रिककुद)। 
सम०--स्थः इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा 
शशाद का पुत्र पुरजय,---इ क्ष्वाकुबवंश्य: ककुद॑ नपाणां 
ककुत्स्थ इत्या।हतलक्षणो5भूतू--रघु ० ६॥७१ (पौरा- 
णिक कथा के अनुसार राक्षसों के साथ देवों के युद्ध 
में जब देवों को मुहकी खानी पड़ी तो वह इन्द्र के 
नतृत्व में पुरंजय के पास गये और उनसे युद्ध में साथ 
देने के लिये प्रार्थना की | पुरंजय ने इस छात॑ पर 
स्वीकार किया कि इन्द्र उसे अपने कंधे पर उठा कर 
चले । फलत: इन्द्र ने बैल का रूप घारण किया और 
पुरंजय उसके कंघे पर बैठा--इस प्रकार पुरंजय ने 


( २३६ ) 


राक्षंसों का. सफ़ाया कर दिया। इसीलिए पुरंजय 
'ककुत्स्थ --कूबड़ पर बंठा हुआ कहलाता हूं ) 

ककुद:--दम्‌ [ कस्य देहस्य सुखस्य वा कु भूमि ददाति 
>-दा+क | . पहाड़ का शिखर या चोटी 2. कूबड़ 
या डिल्‍ला (भारतीय बैल के कंघं का उभार) 
3. मुख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख---कक॒दं वेदविदां तपोधनश्च 
--मुच्छ० १५, इक्ष्वाकुवंश्य: ककुद नुपाणाम्‌ -- रघु ० 
६।७१ 4 राजचिह्न--नृपतिककुदं रघु० ३।७०, 
१७।२७ । 

कृफुदयत (थिं०) [ ककुद--मतुप | . कूबड़ या डिल्‍्ले से 
युकत--( पु ०) पहाड़ (जिसके श्ूंग हो) 2. भेंसा 
--महोदग्रा: ककुझन्त:---रघ० ४॥२२, कबड़ वाला 
बैल १३।२७, कु० १॥५६.--ती कल्हा और नितंब । 

ककुद्धिन (वि०) [ ककुद--मिनि ) शिखरधारी, कूबड़ 
युक्त (पुं०) 4. कूबड़घारी बेल 2. पहाड़ 3. राजा 
रेवतक का ताम,-- कन्या---सुता बलराम, की पत्नी 
रेवती--.शि ० २।२० | 

फडुदत (पूं०0) [| ककुद-+मतुप्‌-वत्वम्‌ ) कृबड़धारी 
सा। 

ककुदन्रम [ कस्य शरीरस्य कुम्‌ अवयवं दुणाति- ककु+द 
+खच्‌, मम | नितंबों का गड़ढा, जघनकप--झऑझयाज्ञ ० 
२३।९६ । 

ककुभ्‌ (स्त्री०) [ क-स्कुम-क्विप्‌ | !. दिशा, भू. 
परिधि का चतुर्थ भाग--वियुक्ताः कान्‍्तेन स्त्रिय इव 
न राजंति ककुभ:- मुच्छ० ५॥२६, शि० ९२५ 
2. आभा, सौन्दर्य 3. चम्पक पुष्पों की माला 4. शास्ज 
5. शिखर, चोटी । 

ककुभः [ कस्य वायो: कु: स्थानं भाति अस्मात्‌ू--ककु-- 
भा-+-क पृषो ० वा क वात॑ स्कुम्नाति विस्तारयति- 
क--स्कुभ+क | . वीणा के सिरे पर मुड़ी हुई 
लकड़ी 2. अरजनवक्ष --ककुभसुरभि:शेल:--उत्तर ० 
१।३३,-भ्रम्‌ कुटज वक्ष का फूल---मेघ० २२ । 

कवकुलः [ कक्‍्क्‌--उलच्‌ | बकुल वक्ष । 

कक्‍्कोल.,-छी | कक्‌ --क्विप्‌, कुल ---ण--केक च कोल- 
इचेति कमं० स० स्त्रियां डीप | फलदार वृक्ष 
--कंककीली फलजग्धि--मा ० ६।१९ अनं ० पा ०,-लम्‌ 
--लकम्‌ . कक्‍कोल का फल 2. इसके फलों से 
तयार किया गया गन्धद्रव्य । 

कक्खट (वि०) [| कक्‍्ख--अटन्‌ | . 
2. हंसने वाला | 

कक्खटी [| कक्‍्खट-|-डीप | खड़िया । 

कक्षः [कष-|-स| . छिपने का स्थान 2. नीचे पहन जाने 
वाले बस्त्र का सिरा, कच्छे का सिरा 3. बेल, लता 
4. घास, सूखी घास-यतस्तु कक्षस्तत एवं वज्नि 
“7रघु० ७३५५, ११।७५, मनु० ७११० 5. सूख 


कठो र, ठोस 


वक्षों का जंगल, सूखी लकड़ी 6. काख--प्रक्षिप्योद्चिषं 
क॒क्षे शरते तेडभिमाझतम--शि० २।४२ /. राजा का 
अन्त:पुर 8. जंगल का भीतरी भाग--आशज्व निर्गेत्य 
कक्षात्‌ू--कतु ० १।२७ कक्षांतरगतो वायु:--रामा० 
(किसी वस्तु का) पाश्व॑ 0. भंसा ॥॥. द्वार 
42. दलूदली भूमि,-क्षा . ककराली या कांख का फोड़ा 
जिसमें पीड़ा होती हैं 2. हाथी को बाँधने की रस्सी 
हाथी का तंग 3. स्त्री की तगड़ी, कटिबन्ध, करघनी 
केटिसृूत्---शि० १७।२४ 4. चहारदीवारी की दीवार 
5. कमर, मध्यभाग 6. आँगन, सहन 7. बाड़ा 8. भीतर 
का कमरा, निजी कमरा, सामान्य कमरा-कु० ७।७० 
मनु० ७॥२२४, गृहकलहंसकाननसरन्‌ कक्षांतरप्रधा- 
वित:-का ० ६३, १८२ 9. रनिवास 0. समानता 4 
उत्तरीय वस्त्र 42. आपत्ति, सतक उत्तर (तक० मं) 
3. प्रतिस्पर्षा, प्रतिद्वन्द्रिता 44. लांग 5. लांग बांधना 
6. कलाई,--क्षम . तारा 2. पाप । सम०--अग्नि 
जंगली आग, दावाग्नि-रघ० ११।९२,--अन्तरम भीतर 
का या निजी कमरा,--अवेक्षक: . अन्त: पुर का अधी- 
क्षक 2. राजोद्यानपाल 3. द्वारपार 4 कवि 5. लम्पट 
6, खिलाडी, चित्रकार 7. अभिनेता 8. प्रेमी 9. रस 
या भावना की शक्ति,--धरम्‌ कन्धों का जोड़,--प: 
कछवा,--(क्षा) पटः लंगोट,-पुटः काँख,---शाय:,-युः 
कुत्ता । 
कक्ष्या [कक्ष--यत्‌--टाप्‌] . घोड़े या हाथी का तंग 2. स्त्री 
की तगड़ी या करघनी--शि० १०॥६२ 3. उत्त- 
रीय वस्त्र 4. वस्त्र की किनारी 5. महरू का भीतरी 
कमरा 6. दीवार, घर या बाड़ा 7. समानता । 
करूुया [कस्‌--यत्‌--टाप ] घर या बाड़ा, विशाल भवन का 
प्रभाग या खण्ड । 
कड़क: | कझुक्‌ -|- अच ॥ 4. बगला 2. आम का एक प्रकार 
3. यम 4, क्षत्रिय 5. बनावटी ब्राह्मण 6. विराट के महल 
में यूधिष्ठिर द्वारा रक्‍खा गया अपना नाम। सम० 
--पत्र बगले के परों से सुसज्जित (--त्र:) बगले के 
पंखों से यक्त बाण--रघु० २॥३१, उत्तर० ४॥२० 
महावी० १।१८,--पत्रिन (पुं०)-८-कंकपत्र:,--मुखः 
चिमटा--वेणी ० ५१,---ज्ञाय, कुत्ता (बगले की भांति 
सोता हुआ) 
कडुकट:, कडुकटकः [क+$झक-/-अटन्‌, कन्‌ वापषि| . कवच, 
रक्षात्मक जिरह बख्तर, सेनिक साज-सामान--वेणी ० 
२।२६, ५।१, रघ० ७॥५९ 2. अंकुश । 
कडकण:,--णम | कम्‌ इति कणति, कम्‌+कण--अच |] 
, कड़ा-दानन पाणि ने तु कड्कर्णन विभाति --भत्‌ ० 
।७१, इंद सुवणकद्धूणं गृह्मताम्‌--हि० १ 2. विवाह- 
सत्र, कंगता (कलाई के चारों ओर बंधा हुआ) 
“:उत्तर० १॥१८, मा० ९९, देव्य: कड्धूणमोक्षाय 


( २३७ ) 


मिलिता राजनू वरः प्रेष्यत!म्‌--महावी० २॥५० 
3. सामान्य आभूषण 4. कलगी,--णः पानी को फुहार 
-नितंब हाराली नयन यगले कड्भूणभरम्‌-उद्धूट,-णी, 
कज्भणिका . घुंघरु 2. घूंघरु-जड़ा आभूषण । ै 

कडुकतः,---तम्‌, कझकती,--तिका कड्डू[--अतच्‌ | कंघी, 
बाल बाहन की कंघी--शि० १५॥३३ । 


कड्भरम [क सुखं किरति क्षिपति--क्‌-+-अच्‌ | मट्ठा' (पानी 


मिला हुआ) । 
कड्यलः--लम्‌ _[ के शिरः कालयति क्षिपति--कम्‌ --कल 
+णिच--अच्‌ ] अस्तिपंजर--मा० ५।१४, । सम० 
-पालिन (पं०) शिव,-- शेष (वि०) कमजोर होकर 
जो हड्डियों का ढाँचा रह गया हो--उत्तर० ३४३ । 
कड़्ालयः | कंकाल--या-+-क | शरीर । 
कड्ल्‍लः,-- ल्लि: [कहझक्‌--एल्ल:, एल्लि: वा | अज्योक वृक्ष । 
कडूगेली | कंक--ओलच्‌ --डीष्‌ |--दे० कक्‍कोली । 
कडगुलः | कंगु+-ला-+-क | हाथ । 
क्च ] [ भवा० पर०--कचति, कचित ) चिल्लाना, 
रोना । 
 (म्वा० उभ०) 4, बाँधना, जकड़ना (आ-पूर्वक), 
त्वकत्रं चाचकच्े वरम--भद्ठगि ० १४॥९४ 2. चमकना। 
कच: | कच्‌--अच्‌ | , बाल (विशेषकर सिरके )--कचेषु 


च निगद्यतानू--महा०, दे” नी० ग्रह; -अलिनी- 
जिष्ण: कचानां चयः: -भत्‌ ० १५ 2. सूखा या भरा 
हुआ घाव, क्षतचिहक्ल या किण 3. बंघन, पटूटी 
4. कपडे की गोट 5. बादल 6. बृहस्पति का एक पुत्र 
(राक्षसों के साथ लंबे युद्ध में देवता बहुधा हारा करते 
थ और असहाय हो जाते थे, परन्तु जो राक्षस युद्ध में 
मारे जाते थे, उनको फिर उनका गुरु शुक्राचाय अपने 
गुप्तमंत्र (यह मंत्र केवल शुक्राचाय के पास ही था) 
द्वारा पुनर्जीवित कर देता था। देवों ने इस मन्त्र को, 
यथा शक्ति, प्राप्त करने का संकल्प किया और कच को 
शुक्राचार्य के पास उसका शिष्य बन कर मंत्र सीखने के 
लिए फ्ूसलाया । फलत: कच शुक्राचाय के पास गया, 
परन्तु राक्षसों ने उसकी दो बार इसलिए ह॒त्या की कि 
कहीं वह इस ज्ञान में पारंगत न हो जाय परन्तु दोनों 
ही बार, शुक्राचाय ने अपनी पुत्री देवयानी के (जिसका 
कि कच से प्रेम हो गया था) बीच में पड़ने से उसे 
फिर जिला दिया । इस प्रकार परास्त हो राक्षसों ने 
उसकी तीसरी बार हत्या करके, उसके शव को जला 
दिया और उसकी राख शुक्राचाय की मदिरा में मिला 
दी। परन्तु देवयानी ने उस युवक को पुनर्जीवित 
करने की अपने पिता से फिर प्रार्थना की। उसके 
पिता ने उसे फिर जिला दिया। तब से लेकर देव- 
यानी उसको और भी अधिक प्रेम करने लगी, परन्तु 
कच ने उसके प्रेम-प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा 


कि तुम मेरी छोटी बहन हो । इस बात पर देवयानी 
ने यूवक को शाप दे दिया कि वह महामंत्र जो उसने 
सीखा हैं शक्तिहीन हो जायगा । बदले में कच ने भी 
उसे शाप दिया कि उससे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं 
करेगा, और उसे क्षत्रिय की पत्नी बनना पड़ेगा ), 
--चा हथिनी | सम ०--अग्रम्‌ घूँघट, अलकें,---आचित 
बिखरे बालों वाला --कि ० १।३६, -प्रहः बाल पकड़ना, 
बालों से पकड़ने वाला--रघु० १०४७, १९३१, 
----पक्षः,--पाञ्ः,---हस्तः घिचपिच या अलुंकृत 
बाल (अमर कोश के अनूसार यह तीन शब्द 'समह 
को व्यक्त करते हेँ:--पाश: पक्षश्च हस्तश्च कलापार्था: 
कचात्परे ),-मालः धओँ | 

कचड्भनम [| कचस्य जनरवस्य अद्भनम--ष० त०, शक ० 
पररूपम्‌ | वह मंडी जहाँ सामान पर किसी प्रकार का 
कोई शुल्क न देना पड़े । 

कचज़लः [ कच्यते रुष्यते वेलया--कच्‌ --अजद्भलच्‌ | 
समुद्र । 

कचाकचि (अव्य० ) [कचेषु कचेष गहीत्वेदं युद्ध प्रवत्तम्‌ ब॒० 
स० इच, पृवपददी्घे: | “बाल के बदले एक दूसरे के 
बाल पकड़ कर (खींच कर, नोच कर) युद्ध करना । 

कचाट्रः [ कचवत्‌ मेघ इव शून्य अटन्ति--कच --अद -+- 
उरच्‌ ] जलकुक्कूट । 

कच्चर (वि०) |[ क॒त्सितं चरति कु+चर+--अच्‌ | 
. बुरा, मलिन 2. दृष्ट, नीच, अधम । 


कच्चित्‌ (अव्य०) [ कम्‌ +-विच्‌, चि--क्विप्‌ पृषो० मस्य 
दत्वम्‌ू---कच्च चितुच द्यो: समाहार:- दढ्वू० स०» | 
(क) प्रश्नवाचकता (“मुझ आशा हैँ! प्रायः ऐसा अनु- 
वाद )--कच्चित्‌ अहमिव विस्मृतवानसि त्वं--श० ६, 
कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसूति:--रघु० ५।७, ५, ६, ८ 
व ९ भी (ख) हर्ष तथा (ग) माज्नलिकता-सूचक 
अव्यय । 

कच्छः ---च्छम्‌ | केन जलेन छ॒णाति दीप्यते छाद्यते वा--क 
+छो-|-क | . तट, किनारा, गोट, सीमावर्ती प्रदेश 
(चाहे पानी के निकट हो या दूर )--यमुनाकच्छमवती णें: 
--पंच० १, गन्धमादन कच्छो5ष्ष्यासित:--विक्रम० ५, 
शि० ३।८० 2. दलरूदल, कीचड़, पंकभूमि 3. अधोवस्त्र 
की गोट या झालर जो लाॉँग का काम दे--दे० कक्षा 
4. किशती का एक भाग 5. कछुवे का अंग विशेष (जैसा 
कि कच्छप' में ) --च्छा झींगुर । सम० - अंतः झील 
या नदी का किनारा-पः (स्त्री०--पी) 4. कछुवा, 
कछवी,-केशव धृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे--गीत ० 
१, मनु० १।४४, १२॥४२ 2. मल्लयुद्ध में एक स्थिति 
3. कुबर की नौ निधियों में से एक (-पी) . कछुवी 
2. एक प्रकार की वीणा, सरस्वती की वीणा,--भूः 
(स्त्री०) दलदली भूमि, पद्धुभूमि । 


( २३८ ) 


कच्छ (उछा ) टिका, कच्छाटो (कच्छ--अद --अच्‌ +-कन्‌ 
इत्वम, शक ० परखू्पम्‌, पररूपाभावे/कच्छाटिका' डीषि 
कृते 'कच्छाटी' | धोती का छोर जो शरीर पर चारों 
ओर लपेटने के बाद इकटठा करके लॉग की भाँति 
पीछ टठाँग लिया जाता हैं । 

कच्छुट, कच्छ (स्त्री०) [ कष्‌--ऊ, छ आदेश:, विकल्पेन 
ह्ृस्वर्च | खुजली, खाज । 

कच्छुर (व०) [ कच्छ --र ह्ृस्वश्च | 4. खाज वाला 
खुजली की बीमारो वाला 2. काम॒क, लम्पट । 

कज्जलम्‌ | कुत्सितं जलभस्मात्रभवरति--कोः कदादेशः | 
दीपक की कालिमा जो ओषध के रूप में आँखों 
आँजी जाती हैं, काजल---यथा यथा चेयं चपला 
रीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कम 
केवलमद्वमति---का० १०५, अद्यापि तां विधृतकज्जल- 
लोलनेत्रामू--चौर० १५, कालिमा--अमरु ८८ 
2. सुर्मा (जो अंजन की भांति प्रयुक्त किया जाता हैं ) 
3, स्थाही, मसी। सम०--ध्वजः दीपक, लम्प 
--रोचकः,---कम्‌ दीवट, (लरूकड़ी का बना दीपक 
का स्‍्टेण्ड) । 

कड्च्‌ (म्वा० आ०) . बांधना 2. चमकना । 

कड्चार: | केम्‌---चर्‌--णिच्‌ +-अच्‌ | . सूय 2 
का पौधा 

कञ्चक; | कञ्च्‌-|-उकन | . बख्तर, कवच 2. सांप को 
त्वचा, कैचुली--पंच० १।६६ 3. पोशाक, वस्त्र 
कपडा -- धर्म” प्रवेशित:---श० ५ 4. अंग रखा, चोगा 
--अन्तः कजञ्च॒किकज्चुकस्य विशति त्रासादयं वामन 
--रत्न० २॥३, पंच० २,६४ 5. चोली, अंगिया 
-क्वचिदिवेन्द्रगजाजिनकज्चुका:-शि० ६।५१, १२२० 
अमरु ८१, (उक्ति--निन्दति कड्चुककारं प्रायः 
शष्कस्तनी नारी-तु० नाच न जाने आंगन 

.. टेढ़ा) । 

कञ्चुकाल:ः [ कल्चुक--आलच्‌ | साँप | 

कञडूचंकित (वि०) [ कड्चुक--इतच्‌ | . वर्तर से सुस- 
ज्जित, कवच धारण किये हुए 2. पोशाक पहने हुए 
कथा >भत्‌० ३।१३० । 


कड्चकिन्‌ (वि०) [कड्चुक--इनि | कवच या जिरहबख्तर 


से सुसज्जित,-- [ प्‌ 
डयोढ़ी का द्वारपारूलू (नाटकों म॑ आवश्यक पात्र 


थेंकुशलः कज्चुकीत्यभिधीयते ) 2. लम्पट, व्यभिचारी 
3. सॉँप 4, द्वारपाल 5. जौ । 


कञचलिका, कञ्चुलो, कञ्च्‌--- उलच --छीष --कन्‌, हस्वः ] 


चोली-- त्वं मग्धाक्षि विनंव कंचलिकया धत्से मनो 
हारिणीं लक्ष्मीम-अमरु २७ । 
कडठूज: | कम्‌-+-जन्‌+ड | 4. 


). अन्तः पुर का सेवक, जनानी _ 


बाल 2. ब्रह्मा,-जम 


वि मिमी पर नन मद मन जि डअम अिक कक ज रब  आलनभुनुनुनुनुननननन्‌॥ नम मा; ।एएएएए््ग्म्म्म्म्म्म्गभधधभाशराशनभभाशशशशशशशशशशशशशशआशशशशशशश#श्नाशशशणनणणा या हि.स 8. कक ५2 के भर ७ «००७७ ७-3 २०००७“. “न जल अल अब अल) न: ०-8 ०3०“ अब बार “मा. अब आाााबब बा आम मारा आए ७ वतन कवर डतपत् घन ज. ततनननननतत चयन... समा". "०-नमालकाशन-गहनन-++ ०--- कह 


4. कमल 2. अमृत, सुधा । सम०--जः ब्रह्मा,--नाभः 
विष्णु । 
कठजक:, --की' कञठज: केश इव कायति--कज्ज --क -+-क | 

एक प्रकार का पक्षी । 

कडजन: | कम-+-जन्‌ +अच्‌ | . कामदेव 2. एक प्रकार 
का पक्षी (कोयल ) । 

कड्जर:, कड्जारः [कम्‌-+जु--अक्‌, अण्‌ वा] . सूय 
2. हाथी 3. पेट 4. ब्रह्मा की उपाधि । 

कडजलः | कञ्ज्‌--कलूच |] एक प्रकार का पक्षी । 

कट (म्वा० पर०-कटति, कटित) 4. जाना 2. ढकना । 
प्र - . प्रकट होना 2. चमकना (प्रेर०---कटयति ) 
प्रकट करना, प्रदर्शित करना, दिखलाना, स्पष्ट करना 
--औज्ज्वल्यं परमागतः प्रकटयत्याभोगभीम॑ तम: 
-“-मा० ५११, सुहदिव प्रकट्य्य सुखप्रदां प्रथममक- 
रसामनुकेलताम्‌ -- -उत्तर० ४॥१५, रत्न० ४ै।१६, 


[ कट--अच्‌ ] . चटाई -मनु ० २।२०४ 2. कूल्हा 
3, कल्हा और कटिदेश, कल्हे के ऊपर का गते 4 
हाथी का गंडस्थल --कण्डयमानन कर्ट कदाचित्‌ 
--रघृ० २।३७, ३२।३७, ४॥४७ 5. एक प्रकार का 
घास 6. शव 7. शववाहन, अरथी 8. पासे का विशेष 
प्रकार से फेंकना--निन्दितद्शितमार्गं: कटेन विनि- 
पातितो यामि -- मच्छ ० २।८ 9. आधिक्य (जंसा कि 
'उत्कट' में) 0, बाण ॥, प्रथा 42 श्मशानभूमि 
कबरिस्तान । सम०--अक्षः नजर, तिरछी निगाह, 
विक्षेप--गाढं॑ निखात इव में हृदय कटाक्ष:- मा० 
१।॥२९, २५, २८, मेघ० ३५,--उदकम्‌ . (मृत 
पितरों को) तपँण के लिए जल 2. मद, (हाथी के 
मस्तक से बहने वाला तरल पदार्थ ),--कारः . संकर 
जाति (निम्न सामाजिक अवस्था की) (श॒द्वायां वश्य- 
तश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृत:--उशना ) 2. चटाई 
बनने वाला,--कोलः पीकदान,--- खादक . गीदड़ 2 
कौवा 3. शीश का बतेंन,--घोषः गोपालपुरी,-पुृतन 
>-ना एक प्रकार के प्रेतात्मा--अमध्यकुणपाशी च 
ल्त्रियः कटपुतन:---मनु ० १२।७ १, उत्ताला: कटपूतना- 
प्रभुतयः सांराविणं कुवेते--मा० ५१२, ( पूतन-- 
अने० पा०) २३ भी,-प्रः ।. शिव 2. भूत या 
पिशाच 3. क्रीडा,--प्रोथः,-थम्‌ नितंब, --भंग 
. हाथों से दाने एकत्र करना (शिलोड्छन ) 2. राज- 
संकट, -- मालिनी शराब । 


कटक:--कम [कट्‌--वुन्‌ |] . कड़ा-- आबद्धहेमकटकां 
रहसि स्मरामि--चौर० १५ 2. मंखला, करघनीं 3 
रस्सी 4. शृंखला की एक कड़ी 5. चटाई 6. खारी 
नमक 7. पव्व॑त पाइव॑- प्रफुल्लवृक्षे: केटकरिव स्वे 
कु० ७।५२, रघु० १६३१ 8. अधित्यका - शि० 
४६५ 9, सेना, शिविर-मद्रा० ५११० 0. राजधानी 


कट; 


( २३९ ) 


]4., घर या आवास 2. वृत्त, पहिया । 

कटकिन्‌ (१०) | कटक--इनि | पहाड़ । 

कटड्ुटः | कट--कट्‌-+-खच्‌ बा०, मूम्‌ | . आग 
2. सोना 3. गणंश-याज्ञ ० १२८५ । 

कटनम्‌ | कट्‌+ल्यूट्‌ | घर की छत या छप्पर । 

कटाह: [| कट--आ-+हन्‌ +ड | (. कढ़ाई 2. कछुवे को 
कडी खाल 3. कआँ 4. पहाड़ी मिट॒टी का टीला 
5, टटे बतेन का खंड--शि० ५।३७, नै० रेशा३२। 

कटिः,-ठी (स्त्री०)) [कट--इन, कटि+डीपू वा | 
कमर 2. नितंब (साहित्य शास्त्री इस बात को 'ग्राम्य 
समझते हैं, इसका उदाहरण सा० द० ५७४ पृष्ठ पर 
--कटिस्ते हरते मनः) 3. हाथी का गंडस्थल । सम० 
--तटम कल्हा--कटीतटनिवेशितम्‌ --मच्छ ० १।२७ 
-“-त्रम . धोती 2. मंखला, करधनी, - -प्रोथः नितंब 
-मालिका स्त्री की तगड़ी या करधनी, - रोहक 
महावत, पीलवान,--शीषकः कल्हा,-- श्रुखला घूंघरू 
जड़ी करधनी,--- सूृत्रम्‌ करधनी या मंखला । 


कटिका [ कटि--कन्‌ + टाप्‌ | कल्हा, कमर । 

कटीरः, - रम्‌ | कट्‌--ईरन्‌ | . गुफा, खोखर 2. कूल्हों 
का गते,--रम कल्हा। 

कटोरकम | कटीर-+-कन्‌ | नितम्ब, चुतड़ । 
(वि०) (स्त्री०--दटु या दवी) | उ |. तिक्‍्त 
कडवा, चरपरा (रस का एक भदद माना जाता हुं, रस 
छः: हँ:--कट, अम्ल, मधर, तिकत, कषाय और लवण ) 
“+भग० १७।९ 2. गंधयुक्‍त, तीक्षण गंध वाला --- रघु ० 
५।४३ 3. दगन्धयत, बदबवाला 4. (क) कट, व्यंस्या- 
त्मक (शब्द), याज्ञ ० ३१४२ (ख) अरुचिकर, अप्रिय 
--अ्वणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवब्रु: रघु० ६।८५ 
5. ईर्ष्याल 6. गरम, प्रचण्ड,---ढ: तीखापन, तिक्‍तता, 
कड्॒वापन, (६ रसों में से एक), - टु (नपु ०) . अनु- 
चित कार्य 2. लोकापवाद, दुर्वंचन, निन्दा। सम० 
-“कौटः---कौटक: डांस, मच्छर,--क्वाण: टटिंहिरी 
5अ्रेथि (नपृ०) सोंठ, इसी प्रकार भंग:ः, 
सोंठ या अदरक,--निष्प्लाव:ः अनाज जो जल की बाढ़ 
मन आया हो,--मोदम्‌ एक सुगन्धित द्रव्य,--रव 
मंढक । 

 कटक (वि०) [कट +-कन्‌ | 7. तीक्षण, चर॒परा 2. प्रचंड, 
गरम 3. अप्रिय, अरुचिकर,--कः: तीखापन, खटास 
(६ रसों में से एक) दे० ऊ० कट । 

कट्कता | कट्क-+-ता | अशिपष्ट व्यवहार, अक्खड़पना । 

कट्रम्‌ [कट--उरन्‌| पानी मिला हुआ मद्ठा । 

कटोरम्‌ [कट--ओलच रलयोरभेद: | मिट्टी का कसोरा | 

कटोल:ः [कट्‌्--ओलच्‌ | . चरपरा स्वाद 2. नीच जाति 
का पुरुष, जंसा कि चाण्डाल । 

कृठ (भ्वा० पर०) कठिनाई से रहना--दे ० 'कण्ठ । 


भद्गरम्‌ 


कठः [कठ--अच्‌] एक म॒नि का नाम, वशम्पायन का शिष्य 
यजवंद की कठ शाखा का प्रवर्तक,-- ठाः कठ मुनि 
के अनयायी । सम०--धतः यजुबंद को कठ शाखा मे 
निष्णात ब्राह्मण,-- श्रोत्रियः यजवंद की कठ शाखा म॑ 
परंगत ब्राह्मण । 

कठमर्दे: [ क5-+मद्‌--अण्‌ ] शिव । 

कठर (वि०) [कठ--अरन्‌ | कड़ा, सख्त । 

कठिका [कट--व॒न्‌ बा० | खड़िया। 


कठिन (वि०) |कठ--इनच्‌ | . कड़ा, सख्त कठिन 
विषमामेकवेणीं सारयन्तीम्‌--मेघ० ९२, अमरु ७२ 


इसी प्रकार स्तनों 2. कठोर-हृदय, क्रर, निर्देय--न 
विदीय कठिनाः: खल स्त्रिय:-- कु० ४।५. पंच० १६४ 
अमरु० ६, इसी प्रकार हृदय 3. कठोर, अनम्य 4 
तीक्षण, प्रचंड, उग्र (पीड़ा आदि )--नितान्तकठिनां रुज॑ 
मम न वेद सा मानसीम- विक्रम० २॥११ 5. पीड़ा 
देने वाला,--नः झुरमुट,---ना . साफ की हुई शक्कर 
से बनी मिठाई 2. खाना बनाने के लिए मिट्टी की हाँड़ी 
(--इस अथ मे नपुं० भी ) 


कठिनिका, कठिनी [ कठिन -+-डीषू, कन्‌--टापू, इत्वम्‌ | 
. खड़िया 2. कन्नो अंगुली । 

कठोर (वि०) [कठ--ओरन्‌ | . कड़ा, ठोस -- कठो रास्थि- 
ग्रंथ-मा० ५३४ 2. क्र, कठो र-हृदय, निर्देय-- अयि 
कठोर यश: किल ते प्रियम-उत्तर ० ३।२७, इसी प्रकार 
हृदय, चित्त 3. तीक्षण, चुभनं वाला, अंकुश:--शा ० 
१।२२ 4. पूर्ण विकसित, पूर्ण, प्रा उगा हुआ,-कठो र- 
गर्भा जानकीं विम॒क््य--उत्तर० १॥।१, ४९, इसी 
प्रका र--कठो रताराधिपलछाओऊछनच्छवि:-- शि० १।२० 
5. (आल० ) परिपक्व, परिष्कृत--कलाकलापालोचन- 
कठोरमतिभि:--का० ७ । 

कड -- दे० कंड । 
(वि०) [कड़--अच | 4. गंगा 2. ककश 3. अनजान 
मे । 

कडज्ः (क)र: [कड--# (गृ वा) -+खच, मुम्‌ | तिनका । 

| कडंग (क)रीय(वि०) [कडंग (क)र--छ_] जिसको तिनका 

|. खिलाया जाय,-यः घास खाने वाला पशु (गाय, भेंस 
आदि ) रघ्‌ ० ५९ । 

कडत्र्म [गडयते सिच्यते जलादिकम्‌ अत्र--गड़--अतन्रन्‌ 
गकारस्य ककार: | एक प्रकार का बतन। 

कडन्दिका [कलंडिका | विज्ञान, शास्त्र । 

कड (लं)म्ब: कड्+-अम्बच्‌, डस्य लः | डंठल, (साग भाजी 
का ) । 

कडार (वि०) [ गड-+-आरन्‌ कडादेश | 4., भरे रंग का 
2, घमंडी, अभिमानी, ढीठ,-रः . भरा रंग 2, सेवक । 

कडितुलः [कट्यां तोलन ग्रहण यस्य, पृषोी० टस्य ड | तल- 
वार, खज्ज । 


(| २४० ) 


कण्‌ । (म्वा० पर०--कणति, कणित ) . शब्द करना, 
चिल्लाना, (दुःख में ) कराहना 2. छोटा होना 
>,. जाना । 
॥ (चुरा० पर० या प्रेर०) आँख झपकता, पलक बन्द 
करना । 

कण: .[ कण्‌-|-अच | ]. अनाज का दाना-तण्डुलकणान्‌ 
5 5हि० १, मनु० १९।९२ 2. अणु या (किसी--वस्तु 
का ) लव 3. बहुत ही थोड़ा परिणाम -द्रविण” शा० 
१।१९, ३।५ 4. घूल का जरौं--रयू० १।८५, पराग 
विक्रम० २।७ 5. (पानी की) बूँद या फुहार 
--केणवाही मालिनोतरझगाणामू--श० ३।५, अंबु", 
अश्रु ,-मेघ० २६, ४५, ६९, अमरु ५४ 6. अनाज को 
बाल 7. (आग को ) चिगारी । सम ०--अदः,--भक्ष:, 
--भुंज्‌ (पुं) वेशेधिक दर्शन के निर्माता का नाम (जिसे 
अणुवाद का सिद्धांत कह सकते हें)--जोरकम्‌ सफंद 
जीरा,--भक्षकः एक प्रकार का पक्षी,--लाभः भंवर, 
जलावतं । 

कणप: | कण -/-पा-+क | लोहे का भाला या छड़,-लोहस्त- 
म्भस्तु कणप:--वज ० चापश्चक्रकणपकृषंणम ---आदि ० 
दश० । 

कणदः (अब्य०) [कण-- शस! छोट २ अंधझों में, दाना- 
दाना, थोड़ा-थोड़ा, बूंद-बूंद --तदिदं कणशो विकोय॑ते 

' (भस्म) कु०--४।२७ । 

कणिक:ः [कण --कन्‌, इत्वम| 4. अनाज का दाना 2. एक 
छोटा कण 3. अनाज की बाल 4. भने हुए गेहँ का 
भोजन । 

कणिका [कण-+-ठन्‌--टाप्‌] 4. अण, एक छोटा अथवा 
सूक्ष्म जर्रा 2. (पानी क्री) बंद--मेघ० ९८ 3. एक 
प्रकार का अन्न या चावल । 

कणिश: -शम्‌ [कणिन्‌---शी--ड | अनाज की बाल । 

कणीक (वि०) [कण्‌---ईकन] छोटा, नन्‍्हा । 


कर्ण (अव्य०) [कण--ए] इच्छा-संतप्ति का अभिधायक 
अव्यय (श्रद्धाप्रतीघात ) ,-कणह॒त्य पय: पिबति-सिद्धा ० 
वह मन भर कर दूध पीता है । 

कर्ण रा--रु: (स्त्री० ) |कणेर-|-टापू, कण --एरु] 
2, वेश्या, रंडी । 

कण्टक:,--कमस [कण्ट-ण्वलू) 4. काँटा,-पादलग्नं करस्थेन 
कण्टकेनव कण्टकम्‌ (उद्धरेत)--चाण ० २२ 2, फांस 
डंक--याज्ञ ० ३।५३ 3. (आलं०) एंसा दुःखदायी 
व्यक्ति जो राज्य के लिए काँटा तथा अच्छे प्रशासन 
एवं शान्ति का शत्र हो--उत्खातलीकत्रयकण्टके5पि 
“रघ ० १४७३, त्रिदिवमद्धतादानवकण्टकम्‌-श० ७। 
३े, मम० ९॥२६० 4. (अतः) सतान या क्लेश पहेुं 
चान॑ का मल-कारण, उत्पात--मनु० ९२५३ 
5. रोमांच होना, सेंगट खड़े होना 6. अंगली का नाखन 


. हथिनी 


7. कष्ट पहुँचाने वाला भाषण,--कः . बाँस 2. कार- 
खाना, निर्माणी । सम० - अशनः,--भक्षकः --भज 
(पृ०)ऊंट,--उद्धरम_ . (शा०) कॉटा निकालना 
नलाई करना 2. (आलं) जनसाधा रण को सताने वाले 
तथा चोर आदि उत्पातकारियों को दूर करना,-कण्ट- 
कोंद्धरण नित्यमातिष्ठ्यत्नमत्तमम -मन० ९२५२ 
>ब्रमः 4. काटा, झाड़ी--भवन्ति नितरां स्फीता: सक्षेत्रे 
कण्टकद्रमा:--मृच्छ ० ९।७ 2. सेमल का वृक्ष,-- फल 
कटहल, गोखरू, रंड़ या धत्रे का पेड़--मदनम्‌ उत्पात 
शान्त करना,--विज्ञोधनम्‌ सब प्रकार क्लेशों के स्रोतों 
का उनन्‍्मलन करना,--राज्यकण्टकविशोधनोद्यत:-- 
विक्रमांक ० ९५।१। 

कण्टकित (वि०) [कण्टक--इतच] 4. काँटेदार 2. खड़े 
हुए रोगटों वाला, पुलकित, रोमांचित--प्रीतिकण्टकि- 
तत्वच:--कु ० ६।१५, रघु० ७।२२ | 

कण्टकिन (वि०) (स्त्री ०--नी) [कण्टक-)-इनि | 4. कांटे- 
दार, कंटीला,--कण्टकिनो वनानन्‍्ता:--विक्रमांक ० 
१।॥११६ 2. सताने वाला, कृष्टदायक । सम० --फल: 
कटहल । 

कण्टक्किल: | कण्टक--इलच्‌ | कांटंदार बाँस । 

कृण्ठ (म्वा ०, चुरा ० उम ०---कण्ठ ति-ते, कंठयति-ते, कण्ठित) 
4. बिलाप करना, शोक करना 2. चकना, आतुर होना 
लालायित होना, खेद के साथ स्मरण करना (इस अथ 
को प्रकट करन के लिए धातु के पूर्व 'उद उपसर्ग लगा 
कर संब०, अधि० या सम्प्र० की संज्ञा के साथ इस क्रिया 
का प्रयोग करते हँ)--परिष्वड्भस्य वात्सल्यादय म॒त्कण्ठते 
जन:--उत्तर ० ६२ १, यथा स्वर्गाय नोत्कण्ठते-विक्रम ० 
३, सु रतव्यापारलीलाबिधौ चतः समुत्कण्ठते-काव्य ० १। 


कण्ठ;,--ठम्‌ कण्ठ -|-अच्‌ |] , गला,--कण्ठ निपीडयन्‌ मार- 
यपति--मृच्छ ० ८, कण्ठ: स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलृष:--श ० 
४५ कण्ठंषु स्खलितं गतेपि शिशिरे पंस्कोकिलानां रुतम्‌ 
६॥३ 2. गर्दन--कण्ठाइलेष' परिग्रहे शिथिकता--पंच ० 
४६; कण्ठाइलेषप्रणयिनि जन कि पुनद रसंस्थे--मेघ ० 
२।९७ ११२, अमरु १९५७, कु० ५।५७ ४. स्वर 
आवाज --सा मक्तकण्ठं चक्रन्द --रघ० १४६५, किन्न र- 
कण्ठि ८।६३, आयपुत्रोपि प्रमक्तकण्ठं रोदिति--उत्तर ० 
३ 4. बतेन की ग्दत या किनारा 5. पड़ौस, अवि- 
च्छिन्न सामीप्य (जैसा कि “उपकण्ठ में)। सम० 
--आभरणम्‌ गले का आभूषण--परीक्षितं काव्यसुवर्ण- 
मेतल्लोकस्य कण्ठाभ रणत्वमेतु--विक्रमांक ० १२४ तु० 
सरस्वती कण्ठाभरण जैसे ताम,-कणिका भारतीय वीणा 
“गत (वि०) गले में रहने वाला, गरू में आने वाला 
अर्थात्‌ वियक्त होने वाला, --न वरदेद्यावनीं भाषां प्राण 
कणष्ठगतरपि---सुभा ०,--तठ:,--टसम,--ठी गले का 
पारवे या भाग,--दछघ्ल (वि०)गर्दन तक पहुंचने वाला 


( र४१ ) 


-““नीडकः चील,--नोलकः बड़ा लैंप या मशाल,--पा- 
शकः . हाथी की ग्रीवा के चारों ओर बंघी हुई रस्सी 
2. रोकने वाला,--भूषा छोटा हार--विदुषां कण्ठभूषा- 
त्वमेतु-विक्रमांक ० १८।१०२, - मणि: . गले में पहनने 
का मणि 2. प्रिय वस्तु,--छता . पट्टा 2. घोड़े को 
रोकने वाला,+-वर्तिन्‌ (वि०) गले में होने वाला 
अर्थात्‌ बिदा होने वाला--प्राण:--रघ्‌ु० १२।५४, 
“शऔोषः (शा०) . गले का सूख जाना, खइक हो 
जाना 2. (आलं० ) निष्फल प्रतिवाद,- -सज्जनम्‌ गर्दन 


के सहारे लटकना,---सूत्रम॒ एक प्रकार का आलिगन 


-यत्कुवते वक्षसि वल्‍्लभस्य स्तनाभिघातं निबिडोपगहात्‌, 
परिश्रमार्थ शनकेविदग्धास्तत्कण्ठसत्र॑ प्रवदंति संत:,कंण्ठ- 
सृत्रमपदिश्य योषित:---रघधु० १९।२२ ('स्तनालिगन' 
भी कहलाता है ),---स्थ (वि०) 4. गले में होने वाला 
2. कठस्थानीय । 

ण्ठतः (अव्य०) [कण्ठ---तसिल ) . गले से 2. स्पष्ट रूप 
से, स्फूटरूप से । 

ण्ठालः | कण्ठ---आलच्‌ | . किहती 2. फावड़ा, कुदाली 
3. युद्ध 4. ऊट,--ला बतंन जिसमें दूध बिलोया जाय । 

ष्ठिका | कण्ठ--ठन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ | एक लड़का हार या 
माला । 

ण्ठी (स्त्री०) | कण्ठ-|-डीष्‌ ] ॥. गर्दन, गला 2. हार, 
पट्टी 3. घोड़े की ग्रदंन के चारों ओर बंधी रस्सी । 
सम०---रवः . सिह 2. मदमाता हाथी-कंठी रबो महा- 
ग्रहेण न्‍्यपतत्‌--दश० ७ 3. कबृतर 4. स्पष्ट घोषणा 
या उल्लेख (इति कण्ठीरवेणोक्तम ) । 

ण्ठीलः  कण्ठ--ईलच्‌ | ऊँट । 

ण्ठेकालः [ कण्ठे कालो विषपानजों नीलिमा यस्य--अल्‌ ० 
स० | शिव | 

ण्ठ्य (वि०) | कण्ठ--यत्‌ | . गले से संबन्ध रखने वाला 
गले के उपयुकक्‍त, या गले में होने वाला 2. कंठस्था- 
नीय। सम०--वर्ण: कण्ठस्थानीय अक्षर--नामतः, 
अ, आ, क्‌, ख्‌, गू, घ्‌ू, ड॒ और ह,--स्वर:ः कण्ठस्थानीय 
स्वर (अ और आ) । 


ण्ड ( भ्वा० उभ० ) [. प्रसन्न होना, सन्तृष्ट होना 2. घमंडी 
हीना 3. कूटकर भूसी अलूग करना, (चूरा० उभ० 
-- केण्डयति-ते, कण्डित) 4. (अनाज), गाहना दाने 
अलग करना 2. रक्षा करना, बचाना । 

ण्डलम्‌ | कण्ड्--ल्यूट्‌ ] 4. फटकना, दानों से भूसी अलग 
करना -- अजानताशर्थ तत्सव॑ (अध्ययनम्‌ ) तुषा्णा कण्डनं 
यथा 2. भूसी,---नी 4. ओखली 2. मसल | 

क्ड्रा [कंड-|-अरन | नस । 

ण्डिका [कंड--प्वुल--टाप्‌] छोटा अनुभाग, छोटे से छोटा 
अनुच्छेद (जैसा कि शुक्ल यजूवेंद में) । 

'डुः (पु० स्त्री०), कण्डू: (स्त्रो०) [कण्डू--कु, कण्डू-- 

३१ 


यक्‌-|-क्विपू, अलोपः यलोप: | 4. खुरचना 2. खजाना 
-केपोलकण्ड्‌: करिभिविनेतुम-कु० १९, शा० ४४१७। 

कण्ड्ति: (स्त्री०) [कण्डू--यक --क्तिन | . खरचना 2. 
खुजलो, खुजाना । 

कण्ड्यति--ते (ना० घा०, उभ०) (भू० क० कृ०--कण्ड- 
यित) . खुरचना, शने: २ मसलना--कण्ड्यमानेन 
कट कंदाचित्‌ --रघु ० २।३७, मृगीमकण्ड्यत्‌ कृष्णसार: 
“एकु० ३।३६, श्वृंगें. कृषणमृगस्य वामनयनं कण्डय- 
मानां मृगीमू--श० ६।१६, मनु० ४॥४२ । 

कण्ड्यनम |कण्डू | यक्‌ -ल्यूट| खुरचना, मसलना---कण्डू- 
यर्नेदेशनिवारणेश्च---रघु ० २।५,--नी मसलने के लिए 
ब्रश । रे 

कण्ड्यनक: [कण्डयन-|-कन्‌] खुजली पैदा करने वाला, 
गुदगुदी करने वाला--पंच० १॥७१ । 

कण्ड्या [कण्ड्‌-- यक्‌--अ--टाप] 4. खुरचना 2. खूजलाना। 

कण्ड्ल (वि० ) [कण्डू---लच्‌ | जिसे खजली का विकार हो, 
जो खुजली अनुभव करता हो, या खुजलाहट पैदा करने 
वाला--कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकणोत्कपेन संपातिभि: 
“ उत्तर०७ २॥९। 

कण्डोल: | कण्ड्- भोलच्‌ ] . (वेत या बाँस की बनी) 
टोकरी जिसमें अनाज रखा जाय 2. डोली, भण्डार-गह 
3. ऊठ,--ली चांडाल की वीणा । 

कण्डोष: | कण्ड्--ओषन्‌ ] झांझा, एक तरह का फुनगा । 

कण्व: [ कण्‌--क्वन्‌ ] एक ऋषि का नाम, शकुन्तछा का 
घमंपिता, काण्व ब्राह्मणवंश का प्रवतेक। सम० 
“शडहितृ,--सुता शकुन्तला, कण्व की पुत्री । 


कतः, कतक: [| क जल॑ शुद्ध तनोति--तन्‌--ड---तारा० ] 


नि्मेली का पौधा (इसका फल गदले पानी को स्वच्छ 
कर देने वाला बतलाया जाता हैं) रीठा--फरल कतक- 
वृक्षस्थ यद्यप्यंबुप्रसादनम्‌, न नामग्रहणादेव तस्य वारि 
प्रसेदति। मनु० ६॥६७,--तम्‌-तकस्‌ इस वक्ष का 
फल, रोठा, दे० “अंबृप्रसादन' भी । 


कतस (सवे० वि०) (नप्‌०--मत्‌) [ किम्‌--डतमच ] 
कौन था कौन सा--अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भागेन गत: 
स जाल्म इति--विक्रम० १, अथ कतमं पुनऋतमधि- 
कृत्य गास्यामि - श० १, कतमे ते गुणास्तत्र यानुदाहरं- 
न्त्यायेमिश्रा:--म० १, (कभी कभी “किम' के स्थान 
में बलप्राप्त प्रत्यादेश के रूप में प्रयुक्त होता है) । 

कतर (सवें० वि०) (नपुं०--"रत्‌) [ किम्‌--डतरच | 
कौन, दो में से कोन सा,--नैतद्विद्म: कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेय:--भग० २॥६ । 

कतमारू;| कस्य जलस्य तमाय शोषणाय अलति पर्याप्नोति 

. अल--अच्‌ | अग्नि, तु० खतमाल । 

कति (सर्व० वि०) [ किम्‌ डति ] (सदैव ब० व» में 
प्रयृक्त--कति, कतिभिः) 4. कितने--कत्यग्नय:, कति 


( २४२ ) 


सूर्यासः--ऋक ० १०।८८।१८ 2. कुछ (जब 'कति' के 
साथ चिंदूु, चन या अपि जोड़ दिया जाता है, तो शब्द 
की प्रशनवाचकता नष्ट हो जाती हैँ, और वह अनिरच- 
यार्थंक बन जाता हँ--अर्थ होता हैं -- कुछ, कई, थोड़े 
से--तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा-श० २।१२, 
कत्यपि वासराणि-अमरु २५, तस्मिन्नद्री कतिच्चिदबला- 
विप्रयृक्त: स कामी नीत्वा मासानू--मंघ० २) ! 
कतिकृत्वः (अव्य० ) | कति-+-क्त्वसुच ) कितनी बार । 


कतिधा (अव्य०) [ कति+घा ] 4. कई बार 2. कितने 
स्थानों पर, या कितने भागों में । 

कतिपय (वि०) [ कति-+-अयच, पुक च | कुछ, कई, कई 
एक--कतिपयकुसुमोद्गम: कदम्ब:--उत्तर० ३॥२०, 
मेघ० २३,--कतिक्‍्क्च्क्‍्लिापगमे - कुछ दिनों के बीत 
जाने पर--वर्णे: कतिपयरेव ग्रथितस्य स्वररिव---शि ० 
२।७२ । 

कतिविध (वि०) [ ब० स० ] कितने प्रकार का । 

कतिश: (अव्य०) [ कति--शस्‌ ] एक बार में कितना । 

कत्य्‌ (म्वा० आ०--कत्थते, कत्थित) . शेखी बघारना, 
इतरा कर चलना--कृत्वा कत्थिष्यते न कः--भद्धि ० 
१६।४, कृत्वेतत्कमंणा सर्व कत्थेथा:--महा ० 2. प्रशंसा 
करना, प्रसिद्ध करना 3. गाली देना, दुर्वंचन कहना । 
वि---, !. शंखी मारना, -का सल्वनेन प्रार्थ्यमाना 
विकत्थते--विक्रम ० २ 2. दाम घटाना, तुच्छ करना 
उपेक्षित करना->सदा भवान फाल्गनस्य गणरस्मान 
विकत्यते--महा ० । 


कत्थतम,--ना .| कत्य +ल्यट. यच वा | डींग मारना 
शखी बघारना । 
कत्सवरम | कत्स+व॒ +अप्‌ ] कघा । 
कृथ्‌ (चरा० उभ०-कथयत्ति, कथित) . कहना, समाचार 
देना, (प्रायः सम्प्र० के साथ )-राममिष्वसनदरशोंनोत्सुक 
मैथिलाय कथयांबभव स:--रघ्‌ ० ११३७ 2. घोषणा 
करना, उल्लेख करना--भग० २॥३४, रघ्‌० ११।१५ 
3. वार्तालाप करना, बाते करना, बातचीत करना 
--कैंथयित्वा सुम्न्त्रेण सह--रामा० 4. संकेत करना 
- निदश करना, दिखलाना-विक्रम० १।७, आकारसदश्शं 
चेष्टितमेवास्य कथयति--श० ७ 5. वर्णन करना 
बयान करना,-कि कथ्यते श्रीरभयस्य तस्य- कु० ७। 
७८ कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते--हि० 
१।१, 6. सूचना देना, सूचित करना, शिकायत करना 
+भेच्छ ० ३ । 
कथक (वि०) [ कथ्‌ +ण्वूल ] कहानी कहने वाला, वर्णन 
करन वाला,--कः . मख्य अभिनेता 2. झगड़ाल 3 
कहानी सुनाने वाला । 
कथनम्‌ [ कथ -ल्युद | कहानी कहना, वर्णन करना, बयान 
करना । 


कथम्‌ (अव्य०) [ किम-प्रकारा्थ थम कादेशइच ] . कैसे 
किस प्रकार, किस रीति से, कहाँ से--कथ॑ं मारात्मके 
 त्वयि विश्वास: -हि० १, सानबन्धा: कथं न स्थ 
संपदों मे निरापद:---रघ्‌० १।६४, ३।४४, कथमात्मानं 
निवेदयामि कथ्थं वात्मापहारं करोमि--श० १ (यहाँ 
बोलने वाले को अपने कथन के औचित्य में सन्देह ह ) 
2. यह बहुधा आरचय प्रकट करता हँ--( अहो, ) 

मामेवोहिशति--श ० ६ 3. यह प्राय: 'इव, नाम, नु, 
वा, स्विद के साथ जोड़ दिया जाता हैँ जब कि इसका 
अर्थ होता है:-- क्या, सचम च, “क्या सम्भावना हैं 
'मझ क्तलाइए तो (यहाँ प्रश्न का सामान्यीकरण कर 
दिया जाता हं)--कर्थ वा गम्यते --उत्तर० ३, क्थ 
नामतत्‌--उत्तर० ६ 4. जब यह “चिद, चन या 
अपि के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका अथ हो 
जाता हूँ हर प्रकार से 'किसी तरह से हो' किसी न 
किसी प्रकार' “बड़ी कठिनाई से या बड़े प्रयत्नों से 
>तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः:-मेघ ० ३, कथमप्यन्नमित॑ 
न चुम्बितं तु-+श० ३।२५, न लोकवृत्त॑ वर्तेत वृत्ति- 
हेतोी: क्थंचन--मन ० ४।११, ५११४३, कथंचिदीशां 
मनसां बभव:--३॥३४, कथ्थ कथमपि उत्थित:--पंच ० 
१, विसज्य कथमप्यमाम्‌ -कु० ६।३, मंघ० २२, 
अमरु १२, २९, ५०, ७३।| सम०-कथिकः जिज्ञासु, 
पूछ-ताछ करने वाला,--कारम्‌ (अव्य०) किस रीति 
से, कैसे “केयंकास्मनालम्बा कीतियाप्रधिरोहति-- 
शि० २॥५२, कथंकारं भडक्ते-सिद्धा ०, ने० १७।१२६, 
- प्रमाण (वि०) किस माप तोल का,---भूत (वि० ) 
किस स्वभाव का, किस प्रकार का (प्राय: टीकाकारों 
द्वारा प्रयक्‍त ),-- रूप (वि०) किस शक्ल सूरत का । 


कथन्ता | कथम्‌ -|-तल | कया प्रकार, क्या रीति । 


कथा [ कथ्‌+अदडू+ठाप्‌ । 4. कथा, कहानी 2. कल्पित 
या मनगढ़ंत कहानी--कथाच्छलेन बालानां नीतिस्त- 
दिह कथ्यते--हि० १।१ 3. वृत्तान्त, संदर्भ, उल्लेख 
-कथापि खल पापानामलमश्रेयसे यत:--- शि० २।४० 4 
बातचीत, वार्तलाप, वक्‍तता 5. गद्यमयी रचना का 
एक भेद जो आख्यायिका से भिन्‍न हँ-- ( प्रबन्धकल्पनां 
स्तोकसत्यां प्राज्ञा: कथां विदु, परंपराश्रया या स्यात्‌ 
सा मताख्यायिका बघ:) आखू्यायिका' के नीचे भी 
देखें । का कथा, या प्रति पूवक कथा (क्या कहना] 
'क्या कहते की आवश्यकता है” “कहना नहीं 'कुछ नहीं 
कहना और कितना अधिक' और कितना कर्म 
आदि अर्थोीं को प्रकट करते हैं-- का कथा बाणसन्धान 
ज्याशब्देनेव दूरत:, हुंकारेणंव धनुष: स हि विध्नान- 
पोहति--श० ३।१, अभितप्तमयोपषि मादवं भजते कंव 
कथा शरीरिष--रघ० ८।४३, आप्तवागन मानाभ्यां 
साध्य॑ त्वां प्रति का कथा--१०।२८, वेणी० २।२५, 


( रेढर३े ) 


सम ०---अनुराग: वार्ताछाप करने में आनन्द प्राप्त 
करना,---अन्तरम्‌ . वार्तालाप के मध्य में--स्मतं- 
व्योस्मि कथान्तरेषु भवता-मृच्छ ० ७।७ 2. दूसरी 
कहानी,---आरम्भः कहानी का आरम्भ,-उदयः कहानी 
की शुरुआत,-उद्घातः . प्रस्तावना के पाँच भदों में से 
दूसरा प्रकार जब कि चूपके से सुनने के बाद प्रथम पात्र 
सूत्रधार के शब्दों या भाव को दोहराता हुआ रंगमंच 
पर आता हँ--दे० सा० द० २६०, उदा० रत्न०, 
वेणी ० या मुद्रा० 2. किसी कहानी का आरम्भ - आकु- 
मारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुयंश:--रघु ० ४२०, 
“ उपाख्यानम्‌ वर्णन करना, बयान करना,---छलम ॥. 
कथा के बहाने 2. भिथ्या वृत्तांत बनाते हुए,-- नायकः, 
“पुरुष: (कहानी का) नायक,-पीठम कथा या 
कहानी का परिचयात्मक भाग,--प्रबन्ध: कहानी, 
बनावटी कहानी, कपोलकल्पित कहानी,--प्रसड्भः . 
वार्तालाप, बातचीत या बातचीत के दौरान में-- नाना 
कथा प्रसंगावस्थित:--हि० १,--मिथ: कथाप्रसज्लेन 
विवाद किल चक्रतु:--कथा० २२, १८१, न० १।३५, 
2. विषचिकित्सक--कथाप्रस ड्रेन जनेरुदाह तातू--कि ० 
१।२४ (यहाँ शब्द 'प्रथम अर्थ को भी प्रकट करता 
है ),-- प्राण: अभिनेता,-- सुखम्‌ कहानी का परिचया- 
त्मक भाग,--योगः बातचीत के मध्य,--विपर्यास: 
कहानी का मार्ग बदलना,--शेष,--अवशेष (वि०) 
जिसका केवल 4वृत्तांतः ही बाकी रह गया है अर्थात्‌ 
मृत (कथाशषतां गत:--मृत, मृतक) (--थः) 
कहानी का बचा हुआ भाग | 
कथानकम्‌ [ कथ्‌+-आनक बा० | छोटी कहानी--उदा० 
वेतालपञ्चविशति । 
कथित (भू० क० क्ृु०) [ कथ्‌-+क्‍त ] . कहा हुआ, 
वणित, बयान किया हुआ 2. अभिहित, वाच्य । सम० 
- 5ूपदम्‌ पुनरुक्ति, दोहराना, ('पुनरुक्ति'--वाक्‍्य में 
एक प्रकार का रचना विषयक दोष हैं जब कि एक शब्द 
का बिना किसी विशिष्ट अभिप्राय के दोबारा प्रयोग 
किया जाता है) काव्य० ७, सा० द० ५७५, एत० । 


कद्‌ ] (दिवा० आ०--कद्यते) हतबद्धि हो जाना, घबरा 
जाना, मन में दुःखी होना, ॥ (म्वा० आ० --कदते, 
म्वा० पर० भी) 4. चिल्लाना, रोना, आँसू बहाना 
2. शोक करना 3. बुलाना 4. मारना, प्रहार करना 
-+दे ० कैद | 
कद्‌ (अव्य०) | कद --क्विप्‌ ] (समास में “कु' के स्थान 
में प्रयुक्त होने वाला अव्यय) बुराई, अल्पता, ह्वास, 
निरर्थंकता, तथा दोष आदि को प्रकट करने वाला 
अव्य ० । सम०--अक्षरम्‌ . बुरा अक्षर 2. बरी 
लिखाई, -- अग्नि: थोड़ी आग,-- अध्वन्‌ बुरा मार्ग, 
एअन्‍न्नम्‌ ब्रा भोजन,-अपत्यम्‌ ब्रा बच्चा,-अभ्यासः 


बुरी आदत, ब्री प्रथा,--अर्थ (वि०) निरथंक, अर्थ- 
हीन,-- अथनम्‌,-- ना कष्ट देना, दुःखी करना, सताना, 
- अथयति (ना० घा०, पर०) 4. घणा करना, तिर- 
स्कार करना 2. कृष्ट देना, सताना--भतृं ० ३।१००, 
नं० ८/७५,-अथित (वि०) 4. घृणित, उपेक्षित, तिर- 
स्कृत--कदर्थितस्यापि हि धर्यवृत्तन शकयते धैर्यंगण: 
प्रमाष्टुमू--भतृ ० २११०६ 2. सताया गया, पीड़ित 
किया गया-- आः कदर्थितो5हमेभिर्वारं वारं वीरसंवाद- 
विध्नकारिभि:--उत्तर० ५ 3. तुच्छ, नीच 4. बरा, 
दुष्ट,-- अर: कजूस--मनु ० ४॥२१०, २२४, याज्ञ० 
१।१६१, भाव: लोल॒पता, सूमपन,--अद्वः ब्रा घोड़ा 
“आकार (वि० ) विकृतरूप, कुरूप,-- आचार (वि०) 
दुराचारी, दुष्ट, दुश्चरिंत्र (-“- र:) दुराचरण,-- उष्टः 
ब्रा ऊट,--उष्ण (वि०) गुनगुना, थोड़ा गरम 
(--5णम ) गुनगुनापन,---रथः बुरा रथ या गाड़ी-यूधि 
केद्रथवद्भोम॑ बभंज ध्वजशालिनम्‌--भट्टि ० ५१०३, 
-“वंद (वि०) . दुवंचन कहने वाला, अयथार्थ या 
अस्पष्ट वक्‍ता--यन जात॑ प्रियापाये कद्ददं हंसकोकिलम्‌ 
भट्टि० ६।७५, वाग्विदां वरमकद्ददो नृप:---शि० १४।१ 
2. दुष्ट, घृणायोग्य । 


कदकम्‌ | कद: मंघ इव कायति प्रकाशते--कद-कै--क ] 


शामियाना, चंदोआ | 
कंदनम्‌ | कद्‌-+ल्यूट्‌ | . विनाश, हत्या, तबाही 2. यद्ध 
3. पाप । 
कदम्बः, -- कदम्बकः [| कद--अम्बच | 4. एक प्रकार का 
वृक्ष (बादलों की गरज के साथ इसकी कलियों का 
खिलना प्रसिद्ध, हैं) --कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः 
-उत्तर० ३।२०, मा० ३।७, उत्तर० ३।४१ मंघ० 
२५, रघु० १२॥९९ 2. एक प्रकार का घास 3. हलदी, 
5 कम्‌ . समुदाय--छायाबद्धकदम्बक मृगकुलं रोम- 
न्थमभ्यस्यतु--श० २॥६ 2. कदंब वृक्ष का फ्ल--- 
पृथुकदम्बकदम्बकराजितम-कि ० ५।९। सम०-अनिल्‍लः 
(कर्दंब पुष्पों की सुगन्ध से युक्त) सुगन्धित वाय; ते 
चोन्मीलितमालतीसुरभय: प्रौढ़ा: कदम्बानिला:-काव्य ० 
१ 2. बसंत,--कोरकन्याय: न्याय के नी० दे०,-वाय: 
सुगंधित पवन-- अनिलः । 
कदर: | क॑ जल दारयति नाशयति--क-दु--अच्‌ | 3. 
आरा 2. अंकुश,--रम्‌ जमा हुआ दूध । 
कदल:,--कदलकः: | कद्‌--कलच्‌, कन्‌ च | केले का पेड़, 
-ऊरुद्यय मृगदृश: कदलस्य काण्डो--अमरु ९५,--लो 
. केले का वुक्ष-कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना-- 
मृच्छ ० १।२०, यास्यत्यरु: सरसकदलीस्तम्भगौ रश्चल- 
त्वम्‌ू- मंघ० ९६, ७७, कु० १॥३६, रघु० १२९६, 
याज्ञ ० ३॥८ 2. एक प्रकार का मृग 3. हाथी के द्वारा 
वहन को जा रही ध्वजा 4 ध्वजा या झंडा । 


| रेढं४ड ) 


कदा (अध्य०) [किम्‌--दा।| कब, किस समय--कदा गमि- 
प्यसि-- एप गच्छामि, कदा कथयिष्यसि आदि, अपि 
जोीडन पर यह शब्द कभी-कभी “किसी समय" 'समय 
निकाल कर' अर्थ प्रकट करता हैं; न कदापि कभी 
नहीं, यदि 'चन' आगे जोड़ दिया जाय तो इसका अर्थ 
ही जाता हैं किसी समय 'एक दिन” 'एक्र बार' "एक 
दफा -आननद ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन--मनु ० 
२।५४, १४४, २।२५, १०१; यदि “चित्‌' आगे जोड़ 
दिया जाय तो इसका अर्थ हो जाता हँं--एक बार 
एक दफा किसी समय” अथ कदाचडित -- एक बार 
--रघ ० २।३७, १२।२१, नाक्ष: क्रीडेत्कदाचित्त--मन्‌ ० 
४|७४, ६५, १६९--कदाचितन्‍कदाचित्‌ “अब-अब 
कभी-कभी कदाचित्‌ काननं जगाहे कदाचित कमलवनष 
रेमे-का ० ५८, अमु० । 
कद (वि०) (्त्री० द्रु या द्र ) [कद्‌-+रू]| भरे रंग का, 
“॥9:,--द्व (स्त्री०) कश्यप की पत्नी तथा नांगों की 
माता । सम ०---शत्रः.--सुतः साँप । 
कनकस्‌ [कन्‌+-व॒ुन्‌ | सोना-कनकवलयं स्रस्तं स्नस्तं मया 
प्रतिसायते--श० ३।१३, मेघ० २, ३२७, ६७,--क 
. ढाक का वक्ष 2. घतूरे का वृक्ष 3. पहाड़ी आबनूस । 
सम ०--अंगदसम सोन का कड़ा,--अचठ:,---अद्वि 
'--गिरि:,-शलः सुमेर पहाड़ के विशेषण,--अघुना 
कुचो ते स्पर्धंते किल कनकाचलेन साघम्‌- भा० २।९ 
-आलका सोने का कड़ा या फू्लदान,--आह्वयः धतरे 
का पौघा,-- टड्ः सोने की कुल्हाड़ी-दण्डम,-- दण्डकम 
(सोने के डंडे वाला ) राजच्छत्र,--पत्रम सोने का बना 
कान का आभूषण--जीवेति मंगलवच: परिहृत्य कोपात्‌ 
कर्ण कृतं कनकपत्रमनालपन्त्या--चौर ० १०,--पराम 
सुनहरी रज,--रसः . हड़ताल 2. पिघला हुआ सोना 
“सत्रम सोने का हार,--काक्या कनकसत्रण कृष्णसर्पों 
वघिनाशित:--पंच ० १।२०७,-- स्थलो स्वर्णभमि, सोने 
को खान | 


कनकमय (वि०) [कनक--मयट | सोने का बना हुआ, 
सुनहरी । 

कनखलम्‌ [? | एक तीथस्थान (हरद्वार) का नाम तथा उसके 
साथ लगी पहाड़ियाँ, (तीर्थ कनखल नाम गंड्राद्वारेउस्ति 
पावनम्‌ )---तस्मादगच्छे रन्‌कनखलं' शलराजावतीर्णा 
जह्ली: कन्‍्याम्‌ू--मेघ ० ५० । 

कनन (वि०) [कन-+यूच | एक आँख का तु० काण । 

कनयति (ना० धा० पर०) कम करना, घटाना, छोटा 
करना, न्‍्यून करना--कीति नः कनयन्ति च--भट्टि ० 
१८।२५ । 

कनिष्ठ (वि०) (अतिशयन यवा अल्पो वा-कनादेश 
--कन्‌-+-इष्ठन | 4. सबसे छोटा, कम से कम 2. आय 
म॑ सबसे छोटा । 


कनिष्ठिका [कनिष्ठ+-कन्‌+-ठाप] सबसे छोटी अंगुली 
--कनिष्ठिकाधिष्ठितका लिदासा--सुभा ० । 

कन्तैनिका, कनीनी [कनोन--कन्‌-|-टापू, इत्वम--कन्‌ -- 
ईन्‌+डीष] . छोटी अंगली-- कन्नो 2. आँख की 
पुतली । 

कनोयस (वि०) (स्त्री०--सी) [अयमनयोरतिशयेन यूवा 

लपो वा कनादेश:, कन्‌-+-ईयसुन, स्त्रियां डीप] . दो 

में से छोटा, अपेक्षाकृत कम 2. आय में छोटा--कनी- 
यान्‌ श्राता, कनीयसी भगिनी आदि । 

कनरा [कन्‌ +एरन्‌--टाप्‌ ] . वेश्या 2. हथिनी (तु० 
कणंरा ) । क्‍ 

कन्तुः [कन्‌--तु | . कामदेव, 2. हृदय (विचार और भावना 

का स्थान) 3. अनाज की खत्ती । 


कंन्था [कम्‌-+-थन्‌ --टाप्‌ | थंगली लगा वस्त्र, गदड़ी, झोली 
(जिसे संन्यासी घारण करते हैं )---जीर्णा कन्‍्था तत 
किम--भतं ० ३।७४, १९।८६, शा० ४॥५, १९, | सम ० 
-घारणम्‌ थंगली लगे कपड़े पहनना जैसा कि कुछ 
योगी करते है,--धारिन्‌ (१०) घमं-भिक्ष, योगी । 

कन्दः,--दम्‌ [कन्द्‌ू-अच्‌ | . गाँठदार जड़ 2. गाँठ--भत्‌ ० 
२।६९ (आलं० भी)-ज्ञानकःदः 3. लहसुन 4. ग्रन्थि, 
प"देः . बादर 2. कपूर। सम०--मलम्‌ मूली, 

ननन्‍्दन-कानन, इन्द्र का उद्यान । 

कन्दटटम्‌ [कन्द--अटन्‌ | श्वेत कमल---तु ० कनन्‍्दोट । 

कन्दर:,--रम्‌ं [कम्‌--द्‌+-अच्‌ | गफा, घाटी--कि कन्दा 
कन्दरेम्य: प्रलयमुपगता:--भते ० २।६९ वसुधाघरकन्द- 
राभिसर्पी-विक्रम ० १।१६, मेघ० ५६,-रः अंकुश, रा, 
-रो गफा, घाटी, खोखला स्थान। सम ०--आकारः पहाड़। 

कन्द्पें: | क॑ कुत्सितो दर्पों यस्मात्‌--ब० स० | 4. कामदेव 
--प्रजनइचास्मि कंदपें--भग० १०।२८, कन्दर्ष इब 
रूपेण--महा ० 2. प्रेम । सम०--कपः योति,--ज्वरः 
काम ज्वर, आवेश, प्रबल इच्छा,-दहनः शिव,--- मषल: 
--मुसल: पुरुष की जननन्द्रिय, लिग,--श्यृंखल: ॥. 
मेहन 2. रतिक्रिया का विशेष प्रकार, रतिबंध।। 

कन्दलः,-- लूम किन्दत अलच्‌ |] . नया अंकुर या अँखवा 
उत्तर ० २।४० 2. झिड़की, निन्‍दा 3. गाल, गाल और 
कनपटी 4. अपशकुन 5. मधघ्‌र स्वर 6. केले का पेड़ 
-कन्दलदलोल्लासा: पयोबिन्दव:---अमरु ४८,-- छः . 
सोना 2. युद्ध, लड़ाई 3. (अतः) वाग्यद्ध, वादविवाद 
-- लम॒कन्दल का फूल-- विदलकन्दलकम्पनलालित 
--शि० ६।३०, रघृ० १३।२९ । 

कन्दलो [कन्दल--डीष्‌ | . केले का पेड़-- आरक्तराजिभि- 
रिय कुसुमनेवकन्दली सलिलगर्णे:, कोपादन्तर्ब ष्पे स्मर- 
यति मां लोचन तस्या:। विक्रम० ४।५, मेघ० २१, 
ऋतु० २।५ 2. एक प्रकार का मृग 3. झंडा 4. कमल- 
गट्टा या कमल का बीज । सम०-हुसुमम्त कुकुरम॒त्ता । 


( र४५ ) 


कन्दू: (प्‌० स्त्री०) [स्कन्द-- उ, सलोपइच| पतीली, तंदूर। 
कन्दुक',--कम्‌ (कम्‌+दा-+-ड॒-+-कन्‌ | खेलने के लिए गेंद, 
-पातितो5पि कराघातैरुत्पतत्य व कन्दुक:-भत्‌ ० २।८५, 
कु० १२९, ५।११, १९, रघु० १६।९३ | सम ०-लौोला 
गेंद का खेल । 
कन्दोट: (टट:) [कन्द-ओटन | . इ्वेत कमल, 2. नील 
कमल, (नीलोत्पल का प्रान्तीय रूप )---मोहम्‌ कुलाय- 
माननेत्रकन्दोटयूगल:--मा० ७ | 
कन्धरः [क शिरो जल वा धारयति-- कम्‌+-घु्‌+-अच्‌ ] 4. 
गर्दन 2. 'जलघर' बादल,-रा-गर्दन-कन्धरां समपहाय 
क॑ धरां प्राप्य संयत्ति जहास कस्यचित्‌- याज्ञ ० २। 
२२०, अमरु १६, दे० “उत्कंधर' भी | 
कन्धिः [कं शिरो जल॑ वा धीयते$त्र-कम्‌ +-धा-+-कि] समुद्र ; 
(स्त्री०) गन । 
कन्नम [कद्‌--क्त] . पाप 2. मर्छा, बेहोशी का दौरा। 
कन्यका कन्या--कन्‌, हस्वता| . लड़की-- संबद्धवेखानस- 
कन्यकानि --रघु० १४।२८, ११॥५३ 2. अविवाहित 
लड़की, कुमारी, कुआरी या (अपरिणीता) तरुणी 
>गहे गृहे पुरुषा कुलकन्यका: सम्द्वहन्ति- मा० ७, 
याज्ञ ७ ११०५ 3. दशवर्षीय कन्या (अष्टवर्षा भवे- 
दगोरो नववर्षा च रोहिणी, दशमे कन्यका प्रोक्ता अत 
ऊध्व॑ रजस्वला--शब्द ०) 4. (अलं० शा० में) अनेक 
प्रकार की नायिकाओं में से एक, कुमारी कन्या (जो 
किसी काव्यक्ृति में मुख्य पात्र समझी जाती है ) दे० “अन्य 
स्‍त्री के नी० 5. कन्या राशि। सम ०-छल:ः फूसलाना- 
पेशाच: कन्यकाच्छलात्‌-याज्ञ ० १६१,-जनः कुमा रियाँ, 
 “विशुद्धम॒ग्ध: कुलकन्यकाजन:ः मा० ७१,- जातः 
कुमारी कन्या का पुत्र-याज्ञ ० २१२९ (--कानीन) । 
कन्यसः [कन्य-+सो-+-क]| सबसे छोटा भाई--सा कानी 
उंगली,--सी सब से छोटी बहन । 
कन्या [कन्‌+यक--टाप्‌ | 7. अविवाहित लड़की या पुत्री 
“ रघु० १।/५१, २।१०, ३॥३ ३, मनु० १०।८ 2. दश- 
वर्षीय कन्या 3. अक्षतयोत्रि, कुमारी -- मनु ० ८।३६७, 
. ३।३३ 4. (सामान्य) स्त्री 5. छठी राशि अर्थात्‌ 
कन्या राशि 6. दुर्गा 7. बड़ीं इलायची। सम० 
-अन्‍्तः पुरम रनवास,---सुरक्षितेषपि कन्यान्त:पुरे 
कश्चित्प्रविशति---पंच० १, महावी० २।॥५०,--आट 
(वि०) युवती लड़कियों का पीछा करने वाला (-ट: ) 
. घर का भीतरी कमरा 2. जो तरुणी कन्याओं के 
पीछे फिरता रहता है,-- कुब्ज:ः एक देश का नाम 
(“-्जम्‌ ) भारत के उत्तर में एक प्राचीन नगर जो 
कि गंगा की सहायक नदी के किनारे स्थित हैं, वतंमान 
कल्नौज,--गतम्‌ कन्या राशि में गया हुआ नक्षत्र, 
-- ग्रहणम्‌ विवाह में कन्या को स्वीकार करना,-दानम्‌ 
कन्या का विवाह करना,---दृषणम्‌ कौमायें भंग करना, 


-“ दोषः कन्या में दोष का होना, बदनामी (जंसे कि 
किसी रोग के कारण ) ,--धनमभ्‌ दहेज,--पतिः पुत्री का 
पति, दामाद, जामाता,--पुत्रः कुआरी कन्या का पुत्र 
( 'कानीन कहलाता है ),--प्रुरम जनान-खाना,--भर्त 
(१०) 4. जामाता 2. कारतिकेय,--रत्नम्‌ अत्यन्त 
सूदरो कन्या--कन्यारत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते 
>“-महावी० १।३०,--राशिः कनन्‍्याराशि,-- बेदिन 
(पृ० ) दामाद (जामाता )--याज्ञ ० १।२६२,---शुल्कम्‌ 
कन्या के मूल्य के रूप में कन्या के पिता को दिया 
गया घन, कन्या का क्रयमूल्य,---स्वयंवर: किसी कुमारी 
कन्या के द्वारा अपना पति चुनना,--हरणम्‌ कोमार्य- 
भंग के विचार से किसी तरुणी कन्या को फूसलछाना 
--मनु० ३॥३३ । 

कन्याका, कन्यिका [ कन्‍्या--कन्‌ -|-टाप्‌, इत्वं वा | ॥. 
तरुणी लड़की 2. कुमारी (अपरिणीता लड़की ) । 


कन्यासय (वि०) [ कन्या-+-मयट | कन्याओं वाला, कन्या- 
स्वरूप रघु० ६११, १६॥८६,--यम्‌ अन्तःपुर (जिसमें 
अधिकांश लड़कियाँ ही हों) । 
कपट:,--टम्‌ | के मूध्नि पट इव आच्छादक: | जालसाजी, 
घोंखादेही, चालाकी, प्रवंचना--कपटशतमयं क्षेत्रम- 
प्रत्ययानामू--पंच०» १।१९१, कपटानुसारकुशला 
-“मृच्छ० ९॥५। सम०--तापसः पाखण्डी संन्यासी, 
बनावटी साघु,--पदुं (वि०) धोखा देने में चतुर, 
छलपूर्ण---छलयन्‌ प्रजास्त्वमनृतेन कपटपट्रैन्द्रजालिक: 
“शि० १५।३५,- प्रबन्ध: छल से भरी हुई चाल 
- हिं० १,--लैेख्यम्‌ जाली दस्तावेज, -- बचनम धोखे 
को बात,--बेश (वि०) बनावटी भेस वाला, नकाब- 
पोश (--शः) कपटवेशधघारी । 
कपटिकः [ कपट-+-ठन्‌ | बदमाश, छलिया । 
कपदः,---कपदंकः [ पर्व -|-क्विप्‌, बलोप: पर, कस्य गंगा- 
जलस्य परा पूरणन दापयति शुध्यति --क--पर --दैप्‌ 
क, कपद॑--कन्‌ वा ] . कौड़ी 2. जटा (विशेषत: 
शिव का जटाजूट )--गंगा ० २२। 
फर्षादका [ कपदेक-|-टाप्‌, इत्वम्‌ | कौड़ी (जो सिक्‍के के 
रूप में प्रयुक्त होती है)--मित्राण्यमित्रतां यान्ति 
यस्य न स्यु: कपदि (दें) का:--पंच० २।९८ । 
कपदिन्‌ (7०) [ कपद-|-इनि | शिव कौ उपाधि । 
कपाट:,--टम्‌ | क॑ वात पाटयति तद्गति रुणद्धि-- तारा०, 
क-पट्‌-+-णिच्‌-|-अण्‌ | 4. किवाड़ का फलक या दिला 
-““कैंपाटवृक्षा: परिणद्धकन्धर:--रघु ० ३।३४, स्वर्ग- 
ढरकपाटपाटनपट्धेर्मोषपि नोपाजित:--भतं ० ३११ 
2. दरवाजा--शि० ११।६०। सम०--उद्घाटनम्‌ 
दरवाजा खोलना,- घ्नः सेंघ लगाने वाल।, चोर, 
. ूसन्धिः किवाड़ों के दिलों का जोड़ । 
कपालः,---लूम्‌ | के शिरो जल वा पालयति--क--पाल 


६, 


कपालिक 


( २४६ ) 


न-अण ] 4. खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी--चूडापीड 


कपालसड्कुलगलन्मन्दा किनीवारय: -- मा० १।२, रुद्रो 
येत कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारित:-भतृं ०» २॥९५ 
2. टटे बतंन का खंड, ठीकरा, -- कपालेन भिक्षार्थी 
-मनु० ८।९३ 3. समुदाय, संचय 4. भिक्षुक का 
कटोरा--मनु० ६।४४ 5. प्याला, बतंन--पंचकपाल: 
6. ढक्‍कन ।  सम०--पाणि:, - भूतू,---मालिन, 
--शिरस (पू०) शिव की उपाधि,--मालिनी 
दुगदिवी । 


7[ कपाल--कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ | ठीकरा--मनु ० 


४७८, ८।२५७० | 


कपालिन्‌ (वि०) |कपाल--इनि | . खोपड़ी रखने वाला, 


->याज्ञ ० ३।२४३ 2. खोपड़ी पहने हुए--कपालि वा 
स्यादथवेन्दुशंखरम (वपु:)-- कु ० ५।७८; (पुं०) ॥. 
शिव का विशेषण,--करं कर्ण कुवृत्यपि किल कपालि- 
प्रभतय:--गंगा० २८ 2. नीच जाति का पुरुष 
(ब्राह्मण माता तथा मछवे पिता की सन्‍्तान) । 


कपि: | कम्प्‌ -इं, नलोपः | 4. लंगूर, बन्दर--कपे रत्रासि- 
_घ॒र्नादात्‌-भट्टि० ९॥११ 2. हाथी । सम०- आख्यः 


धूप, लोबान आदि,--इज्यः . राम का विशेषण, 2. 
सुग्रीव का विशेषण,-- इन्द्र: (बन्दरों का मुखिया) . 
हनमान का विशेषण-- नश्यंति दद्श वृंदानि कपीन्द्र 
--भट्टि० १०१२ 2. सुग्रीव का विशेषण- व्यर्थ 
यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे--उत्तर० ३।४५ 3. जांबवान्‌ 
का विशेषण,--कच्छः (स्त्री०) एक प्रकार का पौधा, 
केवांच,---केतन:,--ध्वजः अर्जुन का नाम, भग० १। 
२०,- जः--तैलम्‌ ,-- नामन्‌ (नप्‌०) शिलाजीत, 
गग्गल,- प्रभूः राम का विशेषण,- - लोहम्‌ पीतल । 


कपिडझजल: [क--पिज्‌-कलच्‌ | . पपीहा 2. टिटिहिरी । 
कपित्थ: [ कपि-+स्था --क | कैथ का वृक्ष,--त्थम्‌ कंथ का 


फल। सम०--आस्यः एक प्रकार का बन्दर । 


कपिल (वि०) [ कम्प्‌ू+इलच्‌, पादेश: | !. भूरे रंग का, 


आरकक्‍्त-वाताय कपिला विद्यतू--महा० 2. भूरे बालों 
का--मन्‌ ० ३॥८ (कुल्ल०--कपिलकेशा ),--लछः . 
एक ऋषि का नाम (सगर के साठ हजार पुत्र थे, 
अपने पिता के यज्ञीय घोड़े को ढूंढते हुए ये कपिलमुनि 
से लड़ पड़े और उन पर घोड़ा चुराने का आरोप 
लगाया - इससे क्रद्ध हो कपिल ने इन सब को भस्म 
कर दिया--दे ० उत्तर० १॥२३) यह सांख्य दर्शन का 
प्रवतेक समझा जाता हैं 2. कुत्ता 3. लोबान 4. धूप 


कपिश (वि०) [कपि-|-श | . 


भरे रंग का, सुनहरी 2. 


० 


आरक्त-( छाया: ) संध्यापयोदकपिशा: पिशिताशनानाम्‌ 
-श० ३॥।२७, तोये कांचनपद्मरेणकपिशे--७।१२, 


- विक्रम० .२।७, मेघ० २१, रघु० १२॥२८,--शः +. 


भरा रंग 2. शिलाजीत या लोबान,--शा 4. माधवी 
लता 2. एक नदी का नाम । 


कपिशित (वि०) [कपिश--इतच्‌ | क्‍ भूरे रंग का-शि० 


६५ । 


कपुच्छलम्‌, कपुष्टिका [कस्य शिरसः पुच्छमिव लाति---क 


--पुच्छ --ला-क--कस्य शिरसः पुष्टये पोषणाय 
कायति-- क--पुष्टि--क --क+टाप्‌ | . मुण्डन- 
संस्कार 2. सिर के दोनों ओर रक्‍खे हुए केशसमृह । 


कपूय (वि०) [कुत्सितं पूथते--कु+पुय+-अच्‌, पृषो० 


उलोपः | अधम, निकम्मा, कमीना, नीच । 


कपोत: [को वात: पोत इव यस्य--ब० स०| . पारावत, 


कबूतर 2. पक्षी । सम० - अद्जन्नि: एक प्रकार का सुग्ग- 
घित द्रव्य,-- अज्जनम्‌ सुर्मा,--अरिः: बाज, शिकरा, 
--चरण एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य,--पायिका, 
--पाली (स्त्री०) चिड़ियाघर, कबूतरों का दड़बा, 
कब्तरों की छतरी,--राजः कबूतरों का राजा,--सारम्‌ 
सुर्मा,- हस्तः, डर या अनुनय-विनय के अवसर पर 
हाथ जोड़ने का ढंग । 


कपोतक [कपोत--कन्‌] छोटा कबृतर,--कम्‌ सुर्मा । 
कपोलः [कपि--ओलच्‌ ] गाल--क्षामक्षामकपोलमाननम्‌ 


>-श० ३।१०, ६।४, रघृु० ४॥६८ । सम० - काष: 
जिससे गाल मसले जाये -कि० ५१३६,- फलक: चोड़े 
गाल, - भित्ति (स्त्री०)) कनपटी और गाल, चोड़ा 
गण्डस्थल,--- तु ० गण्डभित्ति,---राग: गालों की लाली । 


कफ: किन जलेन फलति--फल-ड तारा०] 4. बलरूगम, 


कफ या इलेष्मा (शरीर के तीन रसों में से एक--शेष 
दो हैं-- वात और पित्त) कफापचयादारोग्येकमूलमा- 
दयाग्निदीप्ति:दश० १६०,  प्राणप्रयाणसमय 
कफवातपित्ती: कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते--उद्धूट 
2. रसीला झाग, फेंन। सम ०--अरिः: सोंठ,---कूचिका 
लार, थूक,--क्षेय: फेफड़े का क्षय रोग,-घ्न,--नाशन, 
--हर (वि०) कफ को दूर करने वाला, कफ नाशक, 
-- ज्वरः बलगम अधिक हो जाने से उत्पन्न बुखार । 


कफणि:, कफोणिः (स्त्री० - णी) [केन सुखेन फणति स्फु- 


रति-क-+-फण्‌ ++इन्‌, क-+फण्‌ (स्फुर्‌ ) + इन्‌ पृषो ० 
कफोणि-|-डीप | कोहनी । 


5. अग्नि का एक रूप 6. भ्रा रंग,--छा 4. भूरी गाय 
2. एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य 3. एक प्रकार का 
शहतीर 4. जोक । सम०--अहयः इन्द्र की उपाधि, 
>औआुतिः सूर्य--धारा गंगा की उपाधि,--स्मृति: 
(स्त्री०) कपिल मृनि का सांख्य-सूत्र । 


कफल (वि०) [कफ--लच्‌ ] जिसे बलगम अधिक आता हो, 
कफप्रकृति । | द 

कफिन्‌ (वि०) (स्त्री ०--नी ) [कफ--इनि | कफ की अधि- 

.. कता से पीड़ित, कफग्रस्त । 

कबन्ध:,-- घम्‌ [कं मुखं बघ्ताति---क--बन्ध्‌-अण्‌ | सिर- 


( २४७ ) 


रहित धड़ (विज्येषत:ः जब कि उसमे प्राण बाकी हों) | 


(स्व) नृत्यत्कबन्धं॑ समरे ददश --रघु० ७॥५१, १३२। 
४९,--धः . पेट 2. बादल 3. घरमकेतु 4. राहु 5. 
(इस अर्थ में यह शब्द नपुं० भी होता है) 

--शि० १६।६७ 6. रामायण में वाणत बलवान्‌ राक्षस 
(जब राम और लक्ष्मण दण्डक वन में रहते थे तो एक 
बार कबन्ध राक्षस ने इन पर आक्रमण किया परन्तु 
यद्ध में मारा गया--कहते है कि इन्द्र द्वारा शाप दिये 
जाने से उसे राक्षस का रूप घारण करना पड़ा और 
जब तक कि राम ओर लक्ष्मण न॑ नहीं मारा वह 
सक्षस बना रहा) । 

कबर,--री (प्रायः कवर,--री लिख जाते हैं) 

कबित्थ: [कपित्थ: --पृषो ० साध: | कथ का वक्ष । 

कम (चरा० आ०--कामयते, कामित, कान्त) ।. प्रेम 
करना, अन्रक्‍त होना, प्रेम करने लगना-- कन्य काम- 
यमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌ --काव्या ०, १६३, 
(ग्राम्यता का एक उदाहरण )-कलहंसको मन्दारिकां 
कामयते--मा ० १ 2. प्रबल लालसा करना, कामना 
करना, इच्छा करना--न वीरसू शब्दमकामयंताम्‌ 
“रघृ० १४।४, निष्क्रष्टमर्थ चकमे कुबंरात्‌ --५।२९६, 
४२८, १०।५३, भटद्ठटि० १४८२, अभि---. प्रम 
करना 2. चाहना, नि--५प्र--अधिक चाहना, प्रबल 
इच्छा करना । 

कमठ: [कम्‌-+अठन्‌] . कछवा--संप्राप्त:ः कमठः स चापि 
नियत॑ नष्टस्तवादेशत:--पंच० २।१८४ 2. बाँस 
3. जल का घड़ा,--ठी कछवी या छोटा कछुवा । 
सम०---पत्तिः कछवों का स्वामी । 

कमण्डलः---ल [कस्य जलस्य मण्ड लाति कर्कमण्ड-+-ला 
न+कु] (छकड़ी या मिट॒टी का) जलपात्र जो संन्यासी 
रखते हैँ,-कमण्डल पमो5मात्यस्तन॒त्यागो बहुग्रह:--हिं० 
२।९ १, कमण्डलनोदक सिकत्वा--मन्‌ ० २।६४, याज्ञ ० 
१।१३३ । सम० -तरु: वह वक्ष जिसके कमंडल बनते 
है,--धरः शिव का विशेषण । 


कमन (वि०) [कम --ल्यूद्‌] 4. विषयी, लम्पट 2. मनोहर 
सुन्दर, --नः . कामदेव 2. अशोक वृक्ष 3. ब्रह्मा 

कमनीय (वि० ) [कम्‌+-अनीयर्‌ | !. जो चाहा जाय, चाहने 
के योग्य,--अनन्यनारीकमनीयम द्भुमू---कु ० १।२७ 2 
मनोहर, सुहावना, सुन्दर-शाखावसक्तकमनीयपरिच्छ- 
दानां--कि० ७।४०, तदपि कमनीय॑ं वपुरिदम्‌--श० 
३।९ अन० पा० । 

कमर (वि०) [कम्‌+अरच | विषयो, इच्छुक । 

कमलम |क॑ जलमलति भूषयति - कम्‌--अल --अच | 
कमल--कमलमनम्भसि कमले च कुबलूय तानि कनक- 
लतिकायाम -- काव्य ० १०, इसी प्रकार हस्त , नंत्र 
चरण"? आदि 2, जल 3. ताँबा 4. दवादारु, औषधि 


मॉर्निीयण 


5. सारस पक्षी 6. मत्राशय,--लः . सारस पक्षी 2 
एक प्रंकार का मृग । सम०--अक्षो (स्त्रो ) कमल जंसी 
आँखों वाली स्त्रोी,--आकर: 4. कमलों का समूह 2 
कमलों से भरा सरोवर,--आलूया लक्ष्मी की उपाधि 
>-मद्रा० २,--आसनः कमल पर स्थित, ब्रह्मा 
--क्रान्तानि पूव कमछासनन---कु० ७।७०, -ईक्षणां 
कमल जैसे नंत्रों वाली स्त्रो,--उत्तरम्‌ कुसभ का फूल 
- खंडम कमलों का समह,--जः [. ब्रह्मा का विशेषण 
2. रोहिणी नाम का नक्षत्र, -जन्मन (१० )--भवः, 
>-योनि:,-- संभव: कमल से उत्पन्न ब्रह्मा की उपाधि । 

कमलकम्‌ [कमल-|-कन | छोटां कमल । 

कमला [कमल-अच --टाप्‌ | !. लक्ष्मी का विशेषण 2 
श्रेष्ठ स्त्री । सम ०--पतिः,---सखः: विष्ण को उपाधि । 


कसलिनो [कमल--इईनि-+ड्ीपूु 7. कमल का पौधा; 
--सा$भ्र5ज्ञीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम 
>-मेघ० ९०, रम्यान्तरः कमलिनीहरित: सरोभि 
--श० ४।१०, रघ० ९।३०, १९।११ 2. कमलों का 
सम्‌ह 3. कमलरू-स्थली (जहाँ कमल बहुतायत से हो ) 

कमा [किम--णिझू-|-अ-|- टाप | सौंदर्य, मनोहरता । 

कमित (वि०) (स्त्री०--त्री) [कम्‌+त्‌च॒] विषयी 
लम्पट । 

कम्प (भ्वा० आ०--कम्पते, कम्पित) हिलना-डुलना, 
काँपना, इधर-उधर आना-जाना (आलं० भी )-चकम्पे 
तीणंलौहित्ये तस्मिन प्रागृज्योतिबेश्वर: --रघ्‌ ० ४॥८ १ 
मच्छ० ४॥८, भट्टि० १४॥३१, १५।॥७०,अनु---तरस 
खाना, करुणा करना--नीयमाना भजिष्यात्वं कम्पसे 
नानकम्पसे - मच्छ० ४॥८, कि वराकीं नानुकम्पसे मा० 
१०, (प्रेर०), तरस खाना--कु ० ४।३९, आ--हिलना- 
डलना, काँपना; (प्रर०) हिलाना-डलाना, कपाना 
--अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी-- रघु० २।१३, ऋतु० ६। 
२२, प्र- हिलना, कॉपना -प्राकम्पत भूजः: सब्य 
---रामा ०, प्राकम्पत महाशल:-महा ०, (प्रे०) हिलाना, 
चलाना---भद्वि ० १५।२३, वि--हिलना, कॉपना,--कि 
यासि बालकदलोब विकम्पमाना--म॒च्छ ० १।२० 
स्फरति नयनं वामो बाहुम॑हुइच विकम्पते---९।३ ० 
भग० २।३१; (प्रर० ) हिलाना-डलाना-रघु ० १११९, 
ऋतु० २।१७, समन - तरस खाना, करुणा करना 
-- रंघ० ९।१४ | 

कम्प: [| कम्प--घञा ] 4. हिल-जुल, थरथ राहट--कम्पेन 
किचित्प्रतिगह्म मध्न:८---रघ० १३।४४ जरा सां सिर 
हिला कर या मोड़ कर, १३।२८, कु० ७।४६ भयकम्प 
विद्यत्कम्प: आदि 2. स्वरित स्वर का रूपान्तर, - पा 
हिलाना, चलायमान करना, थरथराहट। सम० 
--अन्वित (वि०) कम्पायमान, क्षुब्ध,-- रूक्ष्मन्‌ 
(१०) वायु । 


(२४८ 


कम्पन (वि०) [ कम्पू+यच्‌ ] कम्पायमान, हिलने वाला, 
-नें: शिशिर ऋतु (नवम्वर, दिसम्बर )--अम 
. हिलना, कंपकपी 2. लड़खड़ाता उच्चारण । 

कम्पाक: [ कम्पया चलनेन कायति--कम्पा--कं-|क |] 
वाय । 

कृम्पिलल-- कांपिल्ल । 

कम्प्र (वि०) [ कम्पू--र | हिलने वाला, कम्पायमान, 
चलायमान, हरूचल पैदा करने वाला--विधाय 
कम्प्राणि मुखानि क॑ प्रति - ने० १।१४२ कम्प्रा शाखा 
>-सिद्धा ० । 

कम्ब्‌ (भ्वा० पर०--कम्बति, कम्बित) जाना, चलता-- 
फिरना । 

कम्बर (वि०) [| कम्ब-|अरन्‌ | रंगबिरंगा,---रः चित्र- 
विचित्र रंग । 

कम्बल: [कम्‌--कल, बुकागम: | . (ऊनी ) कंबल-कम्बल- 
वन्तं न बाघते शीतम्‌ - - सुभा ०, कम्बलाबृतेन तेन--हि ० 
३ 2. सास्ना, गाय बल के गले में तीचे लटकर्न वाली 
खाल 3. एक प्रकार का मग॒ 4. ऊपर से पहनने का 
ऊनी वस्त्र 5. दीवार,--- लम॒ जल । सम० -वाह्मकम 
बहली (चारों ओर मोटे कपड़े से ढकी हुई गाड़ी 
जिसमे बेल जते हों) 

कस्बलिका | कम्बल-ई--कन्‌ +-हस्वः, टाप ] . एक 

“छोटा कंबल 2. एक प्रकार की मगी । 

कम्बलिन (वि०) | कंबल--इनि | कम्बल से ढका हुआ, 

(पु०) बेल, बलीवदे । सम०--वाह्मयकम्‌ बहली 

(मोटे कंबल से ढकी गाड़ी जिसमें बेल जते हों), 
बैलगाड़ी । 

कस्बी (वो) (स्त्री०) [ कम्‌--विन बा० डीप ] कड़छी, 
चम्मच । 


कम्बु (वि०) (स्त्री०--ब॒ुया ब्‌ ) चितकबरा, रंगविरंगा, 
--जुः-बू (१०, नप्‌०) शंख, सीपी--स्मरस्य 
कम्बः किमय॑ चकास्ति दिवि त्रिलोकी जयवादनीय: 
ने० २२।२२,--बः . हाथी 2. गर्दन 3. चित्रविचित्र 
रंग 4. शिरा, शरीर को नस 5. कडा 6. नलीनमा 
हड॒डी । सम०-- कंठो शंख जसी गदंन वाली न्त्री 
-ग्रीवा . शंखनमा गदन (अर्थात्‌ शंख की भांति 
तीन रेखाओं से यक्‍क्त-यह चिह्न सोभाग्यसूकक 
हुआ जाता है) 2. स्त्री जिसकी गदेन दांख जंसी 

| 

कम्बोज [कम्ब -- ओज ।. शंख 2. एक प्रकार का हाथी 3 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासी-कम्बोजा: समरे 
सोढं तस्य वीयंमनीश्वरा:-रघ्‌० ४॥६९ अने ० पा० । 

कम्न (वि०) [ कम्‌-र ] मनोहर, सुन्दर । 
(वि०) (स्त्री०---रा,-- री ) [ प्राय: समास के अंत 
में || करोति, कीयेंते अनेन इति, क्र (कु)-+अप्‌ ] 


: --उत्तर० ३।१९, ऋतु० ६।३० 2. अंगलि,--कोष 


) 


जो करता हूं या कराता हैं, दुःख, सुख”, भय ,--र 
. हाथ--करं व्याघन्वत्या: पिबसि रतिसवंस्वमघरम 
-श० १।२४ 2. प्रकाश-किरण, रश्मिमाला---यम 
द्धत पूषा व्यवसित इवालम्बितकर:--विक्रम० ४।२३४ 
प्रतिकलतामपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाध- 
नता, अवलम्बनाय' दिनभत्रभनन्‍न पतिष्यतः करसहस्र- 
मपि--शि० ९६ (यहाँ हब्द प्रथम अथे मे भी 
प्रयृकत हुआ हें) 3. हाथी की संड,--सेकः सीकरिणा 
करेण विहित:--उत्तर० ३॥१६ भतं० २॥२० 4. 
लगान, शुल्क, भेट--युवा कराक्रान्तमहीभुदुचल्चक र- 
संशयं संप्रति तेजसा रविः--शि० १।७० (यहाँ 'कर 
का अर्थ 'किरण भी हे) (ददौ) अपरान्तमहीपाल- 
व्याजन रघवे करम्‌ --रघु० ४॥५८ मन्‌ ७।१२८ 
5. ओला 6. २४ अंगठ की माप 7. हस्त नाम नक्षत्र । 
सम०--अग्रम. हाथ का अगला भाग 2. हाथी के 
संड़ की नोक,-- आघात: हाथ से की गई चोट,-आरोट 
अंगठी,---आलबच्बः हाथ से सहारा देना, सहायक बनना 
--आस्फोट: . छाती 2. थप्पड,-कटकः,-- कस्‌ नाखून 
--कमल,---फ्ड्ूजम, -पद्मम्र कमल जसा हाथ, सुन्दर 
हाथ-करकमलवितीणेरम्नुनीवारशप्पे:-उत्तर ० ३।२५, 
-- कैलश:,--शम्‌ हाथ की अंजलि (पानी लेने के 


लिए ),--किसलय:,--यम्‌ . कोंपल जेसा हाथ, 


को मल हाथ--करकिसलयतालम ग्वया नत्यंमानम 


हथली का गते, हस्तांजलि--'पेयमंब--घट ० २२, 
ग्रह:ः.---पग्रहणम्‌ . लगान या शुल्क लेना 2. विवाह मे 
हाथ पकड़ना 3. विवाह,--ग्राहः . पति 2. शुल्क लेन 
वाला,--जः नाखून--तीक्ष्णकरजक्षण्णात-वेणी ० ४ १, 
इसी प्रकार अमरु ८५, (जम ) एक प्रकार का सुगंधित 
द्रव्य ,---जारूसम -- प्रकाश की घारा,--तलः हथेली-- 
बनदेवताकरतल:--श० ४।४, करतलगतमपि नश्यति 


यस्य तु भमवितव्यता नास्ति-पंच० २।१२४ आमलकम 


(दा०) हथली पर रक्खा हुआ आँवला--(आलं०) 
प्रत्यक्षीकरण की. सुगमता तथा स्पष्टता जेसा कि 
हथली पर रक्‍्ख फल के विषय में स्वाभाविक हँ--तु० 
करतलामलकफलवदखिलं जगदालोकयताम्‌-का ० ४२ 

(वि०) हथेली पर रक्खा हुआ,---ताल५,--ताल 
कम [. तालियाँ बजाना--स जहास दत्तकरताल- 
म॒च्चक:-- शि० १५।३९ 2. एक प्रकार का वाद्य-यंत्र 
संभवत: झाँझ,---तालिका,-- तालो . तालियाँ बजाना 
-उच्चाटनीय: करतालिकाना दानादिदानीं भवतीभिरेष: 
-नें० ३७ 2. तालियाँ बजा कर समय विताना, 
-- तोया एक नदी का नाम,-द (वि०) ॥. लगान 
या शुल्क देनेवाला 2. सहायक --करदीकृताखिलनपां 
मेदिनीम-वेणी ० ६।१८,-पत्रम आरा,-पत्रिका स्नान 


( २४९ ) 


या जल-क्रीड़ा करते समय जल उछालना,--पल्‍्लवः 
!. कोमल हाथ 2. अंगलि--तु० किसलय,---पांल:, 
-पालिका, . तलवार 2. कुदाली,--पीडनम्‌ विवाह 
तु० पाणिपीडन,--प्रुटः दोनों हाथ मिला कर (दोनों 
की भांति) बनाई हुई अंजलि,-- -पृष्ठम्‌ हथली को 
पीठ,---बाल५,--वाल: ., तलवार- अधघोरधंट: कर- 

. वालपाणिद्यापादित:-मा० ९, म्लेच्छनिवहनिधन कल- 
यसि करवालम--गीत ० १ 2. नाखन,--भारः लगान 
या शुल्क की भारी राशि, --भः नाखन,-- भषणम कड़ा 

: या कंकण आदि कलाई में पहनने का गहना,--माल 
धर्ओआ,- मकतम बड़ा हथियार--दे ० आयुध,--रुहः 

 नाखन--अनाक्रातं पुष्पं किसलयमलन कररुह:--श ० 
२।२०, मेघ० ९६ 2. तलवार,--बीर:,--बोरक 
4. तलवार या खड़ग 2. कब्रिस्तान 3. चोदि देश का एक 
नगर 4. कनर,--शाखा अंगलि,--शौकरः हाथी को 
सूंड द्वारा फका हुआ पानी,--श्‌कः नाखून,---साद 
किरणों का मंद पड़ जाना,--सृत्रम॒ कंगना या विवाह- 
सत्र जो कलाई में बांधा जाता हँ,-स्थालिन्‌ (पुं०) 
शिव,--स्वनः तालियाँ बजाना । 


करकः, --कम्‌ | किरति करोति वा जलमत्र क (कृ)-+- 
वन | (संनन्‍्यासी का) जलपात्र---का० ४१,--कः 
अनार का वक्ष,---कः,-- कम्‌,---का ओला, --तन्कुर्वी- 
थास्तुमलक रकावृष्टिपातावकीर्णानू-मेघ ० ५४, भामि० 
१।॥३५, । सम० --अम्भस्‌ (पुं०) नारियल का पेड़, 
-“आसारः ओलों की बौछार,---जम पानी,--पात्रिका 
संन्यासियों का जलपात्र । 

करड्क: [कस्य रड्ूू इव ष० त०]. अस्थिपंजर 2. खोपड़ी 
-प्रेत-रद्छ: करद्धादद्वभुस्थादस्थिसंस्थे स्थपुटगतमपि 
क्रव्यमव्यग्रमत्ति--मा० ५।१६, ५११९ 3. (नारियल 

. का बना) छोटा पात्र,छोटा बक्स या डिब्बा- जसा 

कि 'ताम्बूलकर ड्ू बाहिनी (कादम्बरी में प्रयुक्त ) । 

करडऊजः [कं शिरोजलं वा र|ञज्जयति---तारा० ] एक वक्ष का 
नाम (इससे ओऔषधियाँ तयार की जाती हैं ) 


क्र॒ट: | किरति मंदम--क-+-अटन्‌ ] . हाथी का गंडस्थल- 
2. कुसुम्भ का फूल 3. कॉंवा>-शा० ४॥१९ 4 
नास्तिक, ईहइ्वर और वेद म॑ विश्वास न रखने वाला 
5. पतित ब्राह्मण । 

फरटक: [| करट--कन्‌ | 4. कौवा-मच्छ ० ७ 2. चोय॑े 
कला व विज्ञान का प्रवर्तक कर्णीरथ 3. हि० ओर 
पंच० में गीदड़ का नाम | 

करटिन्‌ (प०) [करट--इंनि] हाथी--दिगन्ते श्रूयन्ते मद- 
मलिनगण्डा: करटिनः--भामि० १।२. । 

कर (रे) टः [| कृ+अटू, के जले वायौ वा रेटति--क +- 

' रेट-+कु ] एक प्रकार का पक्षी, .सारस । 

करणम [ कृ--ल्यूट | . करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न 

३२ 


करना, कार्यान्वित करना, परहित , संध्या", प्रिय” 
आदि 2. कृत्य, कार्य 3. घामिक कृत्य 4. व्यवसाय, 
घंधा 5. इन्द्रिय--वपुषा करणोज्ञ्वितेन सा निपतन्‍न्ती 
पतिमप्यपातयत्‌-रघु ० ८। ३८, ४२, पटुकरण: प्राणिभि:- 
मेघ० ५, रघु० १४।५० 6. शरीर-उपमानमम्‌द्विलासिनां 
करणं यक्तव कान्तिमत्तया--कु० ४॥५ 7. कार्य का 
साघन या उपाय--उपमितिकरणमृपमानम्‌ -- तके सं० 
8. (तक० में) साधनविषयक हेतु जिसकी परिभाषा 
हैं--व्यापारवदसाघा रणं कारणं करणम 9. कारण 
या प्रयोजन 0. (व्या० मं) करण कारक द्वारा अभि- 
व्यक्त अर्थ--साधकतमं करणम्‌--पा. १।४४२ या 
क्रियाया: परिनिष्पत्तिय द्यापारादनन्तरम, विवक्ष्यते 
यदा यत्र करण तत्तदा स्मृतम्‌ . (विधि में) दस्ता- 
वेज, तमस्सुक, लिखित प्रमाण-मनु ० ८॥५१,५२, १५४ 
42. लयात्मक विरामविशेष, समय काटने के लिए 
ताली बजाना-कु० ६।४० 3. (ज्योतिष में) दिन का 
एक भाग (यह करण गिनती में ११ हैं)। सम ०-अधिपः 
आत्मा,--पग्रामः इन्द्रियों का सम्‌ह---त्राणम्‌ सिर । 

करण्ड: [ कृ-|-अण्डन्‌ |] (बांस की बनी) छोटी डलिया या 
टोकरी---करण्डपीडिततनो: भोगिन:--भतं ० २८४ 
सर्वमायाकरण्डम्‌ १।७७ 2. मधुमक्खियों का छत्ता 
3, तलवार 4. एक प्रकार की बत्तख, कारण्डव । 

करण्डिका, करण्डी (स्त्री०) [करण्ड--डीष, टाप्‌, ह्ृस्व | 
बांस का बना छोटा सन्दूृक, बांस को पिटारी । 

करन्धय (वि०) [ कर-+घें-+खश्‌ू, मम | हाथ चूमने 
वाला । 

करभः [ क-+अभच्‌ | !. हाथ की पीठ (कलाई से लेकर 
नाखनों तक)--मलहस्त; जंसा कि करभोपमोरू 
--रघ० ६।८३ में, दे० नी० करभोरु 2. हाथी को 
संड 3. हाथी का बच्चा 4. ऊट का बच्चा 5. ऊट 6 
एक सुगंधित द्रव्य । सम०-ऊरू: (स्त्री०) वह स्त्री 
जिसकी जंघाएँ हाथ के अग्रभाग की पीठ से मिलती 
जलती हँं--अड्ूः: निघाय करभोरु यथासुखं ते--श० 
३।२१, शि० १०।६९---अमरु ६९, (दूसरी व्याख्या 
के अनुसार )--जिसकी जंघाएँ हाथी के सूंड से मिलती 
जलती हैं । 

करभकः | करभ-+-कन्‌ | ऊंट । 

करभिन (१०) [करभ-+इनि | हाथी । 

करम्व, करम्बित (वि० )[क्-+-अम्बच्‌, करम्ब--इतच्‌ च| 
. मिश्रित, मिला-जुला, चित्रविचित्र, रंगबिरंगा,-प्रकाम- 
मादित्यमवाष्य कण्टक: करम्बिता मोदभरं विवण्वती-- 
न० १।११५, स्फटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यमनाजल- 
प्रम - गीत० ११ 2. बठाया हुआ जड़ा हुआ । 

करम्भ: (बः:) [| क-+रम्भ्‌ू+घजञ_ | . दही मिला आटा 
या अन्य भोज्यपदा्थ 2. कोचड़->करम्भबालकाता- 


( २५० ) 


पानू---मसनु० १२।७६, (यहाँ इस शब्द की अनेक 
व्याख्याएँ की गई हैं, परन्त्‌ मेघातिथि इसका अर्थ 
'कीचड़' ही मानते हैं) । 

करहाट: [ कर--हट्‌--णिच --अण्‌ | . एक देश का नाम 
(संभवत: सतारा जिले का वतमान कर्हाद ),--करहाट- 
पते: पुत्री त्रिजगन्लेत्रकामंणम--विक्रमांक ० ८।२ 2. 
कमल का डंठल या रेशंदार जड़ । 

कराल (वि०) [ कर--आ--ला--क ] 4. भयानक, 
भीषण, डरावना, भयकर-उत्तर ० ५५, ६।१, मा० ३, 
भग० ११२३, २५, २७, रघृ० १२॥९८, महावोी० 
२३।४८ 2. जंभाई लेता हुआ, पूर्णतया खोलता हुआ 
“5त्तर० ५।६ 3. बड़ा, विस्तृत, ऊँचा, उत्तंग 
4. असम, जिसमें झटका या हचकोला लगे, नोकदार 
“-वेणी० १।६, मा० १।३८,-ला दुर्गा का प्रचण्ड 
रूप, आयतनम्‌, न करालोपहाराच्च फलमन्यद्विभा- 
व्यते---मा० ४॥३३, । सम०--<ंष्ट्र डरावने दाँतों 
वाला,--बदना दुर्गा को उपाधि । 


करालिक: [ कराणां करसदशशाखानाम्‌ आलि: श्रेणी 
यत्र--ब० स० कप्‌ | . वक्ष 2. तलवार । 

करिका [ कर--अच्‌ --डीष्‌--कन्‌, टाप्‌ हस्वः ] खरोंच, 
नखाघात से हुआ घाव । 

करिणो (स्त्री०)) [ कर--इनि--डीप्‌ ] हथिनी--कथ- 
मेत्य मतिविपयंयं करिणी पद्धमिवावसीदति--कि ० 
२।६, भामि० १२ | । 

करिन्‌ (प०) [ कर-|-इनि ] . हाथी 2. (गण०) आठ 
को संख्या। सम०--इर्द्ध:.--ईश्वरः-बरः बड़ा 
हाथी, विशालकाय हाथी--सदादान: परिक्षीण: शस्त 
एव करीश्वरः--पंच० २।७०, दूरीकृता: करिवरेण 
मदान्धब॒दष्या--नीति ० २,--कुंभ: हाथी के मस्तक 
का अग्रभाग--भामि० २।१७७,- गजितम्‌ हाथी को 
चिघाड़, (बृंहितं करिगरजितम्‌--- अमर ० ),--दंतः हाथी 
दांत.---प: महावत,--पोतः,--जशावः,--शावक: हाथी 
का बच्चा,--बंधः स्तंभ जिससे हाथी बांधा जाय 
-माचलः सिह,- मलः गणेश का विशेषण,- -बरः-- 
इन्द्र, --वेजयन्तो (पुं०) झंडा जो हाथी के द्वारा ले 
जाया जा रहा हो,--स्कघः हाथियों का समह । 

करोर: [ कु+ईरन्‌ | . बांस का अंकुर 2. अंकुर--आनि- 
न्यिरे वंशकरीरनोलै:--शि० ४१४ 3. कांटदार वृक्ष 
जो मरुस्थल में पंदा होता हँ तथा जिसे ऊंट खाते हैं, 
--पत्र॑ नेव यदा करीरविपट दोषो वसन्‍्तस्य किम्‌ 
--भर्तू० २९३, तु०--कि पुष्पे: कि फर्लैस्तस्य करी- 
रस्य दुरात्मन:, यन वरद्धि समासाद्य न कृत: पत्रसंग्रह: । 
--सुभा ०, 4. पानी का घड़ा । 

करोष:,---धस्‌ [ क---ईषन्‌ ] सूखा गोबर । सम ०--भग्नि: 
सूखे गोबर या कंडों की आग । 


करोषडूषा [ करीष--कष्‌--खच्‌, म्‌म्‌ ] प्रबल वायू या 
आँघी । 


क्‍ करोषधिणो [ करीष-+-इनि-+-डीप्‌ ] संपत्ति को अधिष्ठांत्री 
देवी । 


करुण (वि०) [ करोति मनः आनुकल्याय, क्ृ+-उनन्‌ 
--तारा० ] कोमल, मामिक, दयनीय, करुणाजनक, 
शोचनीय--करुणध्वनि:--उत्तर० १, शि० ९।६७, 
विफलकरुणेरायंचरितेः८-उत्तरल १।२८,-णः . दया, 
अनकम्पा;दवारूता 2: करुण रस, शोक, रंज (आठ 
या नौ रसों में से एक)--पुटपाकप्रतीकाशी रामस्थ 
करुणी रसः--उत्तर० ३॥१, १३, विलपन्‌'*"""' 
करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति--रघू० ८।७०, । सम० 
--मल्ली मल्लिका का पौघा,-विप्रलस्भ: (अलं० शा० 
में) वियुक्तावस्था में प्रेम-भावना । 
करुणा [| करुण--टाप्‌ ] अनुकपा, दया, दयाल॒ता--प्राय: 
सर्वोँ भवति करुणावत्तिराद्रन्तिरात्मा - मेघ० ९३, 
इसी प्रकार 'सकरुण --सदय' तथा “अकरुण--निर्देय । 
सम०--आद्ेे (वि०) कोमल-हृदय, दया से पसीजा 
हुआ,संवेदनशील,--निधि: दया का भण्डार,--पर, 
>--मय (वि०) अत्यन्त कृपाल,--विमुख (वि०) 
निर्देय, ऋरजकरुणाविम्‌खन मृत्युना--रघु० ८।६७ ! 
करेट: [ करे--अट्‌ ---अचू, अल॒क स० | अंगुली का 
नाखून । 
करेण: [ कृ--एणू--अथवा के मस्तके रेणुरस्य तारा०| 
_. हाथी,--करेण रारोहयते निषादिनम्‌--शि ० १२।५, 
५।४८ 2. कर्णिकार वृक्ष,--णुः (स्त्री०) 4. हथिनी 
--ददौ रसात्पंकजरेणुगन्घिगजाय गण्डूबजल करेणः . 
क्‌० ३।३७, रघु० १६।१६ 2. पालकाप्य की माता । 
सम ०-भ:,-सुतः हस्तिविज्ञान का अवतंक पालकाप्य । 
करोटम, करोटि:ः (स्त्री०) [ क--रुट्‌ू-+-अच्‌ू, इन वा ] 
, खोपडी--महावी ० ५।१९ 2. कटोरा या पात्र । 


कर्क: [ कक ] . केंकड़ा 2. कक राशि, चतुथराशि 
3. आग 4. जलकुंभ 5. दपंण 6. सफ़ेद घोड़ा । 

कर्कंट:,- टेक: [ कर्क --अटन्‌, स्वार्थ कनू च | !. ककड़ा 
2. ककराशि, के थेराशि, 3. वृत्त, घरा । 

ककंटि:,-टी (स्त्री०)) [ कर-+कट--इनू, शक० पर- 
रूपम; डीप्‌ | एक प्रकार को ककड़ी । 

कर्केन्ध:,-धू्‌ः; कक कण्टकं दघाति -धा-+-क्‌ | . उन्नाव का 
पेड़---ककेन्धुफलपाकमिश्रपचन मोद: परिस्तीयते 
>उत्तरणडाह्गरककन्वूनामपरितुहिन रज्जयत्यग्रसंध्या 
--श० ४, अने० पा० 2. इस वृक्ष का फल-नयाज्ञ० 
६२५० । 

कर्क र (वि०) [कर्क --रा--क | . कठो र, ठोस 2. दृढ़,--रः 

. हथीड़ा 2. दर्पण 3. हड्डी, (खोपड़ी का) भग्न 
- टकड़ा, खंड,--मा० ५॥१९ 4. फीता या चमड़े की 


( २५१ 


पेटी । सम०--अक्षः हिलती पूंछ वारहा (खंजन ) 
पक्षी,--अंगः खंजन पक्षी,--अधुकः अघा कुआओं, तु० 
अंधकप । 

कर्कराट: [कर्क हासं रटति प्रकाशयति, कके--रट्‌-+-कुझा | 
तिरछी दृष्टि, कनखी, कटाक्ष । 

ककरालः [ककर--अल--अच | घंघराले बाल, चूणकुन्तल । 

करकंरी [कर्कर-|-डीप) ऐसा जलूपात्र जिसकी तली मे 
चलनी की भाँति छिद्र हों 

ककंश (वि०) [कर्क--श] . कठोर, कड़ा (विप० कोमल 
या मुदु) सुरद्विपास्फालनककंशाझुगुली--रघु० ३।५५, 
एंरावतास्फालनफेकशन हस्तेन पस्परें ! तदजूुमिन्द्र 
--कु० ३।२२, १।३६, शि० १५११० 2. निष्ठर: क्र 
निर्देय (शब्द, आचरण आदि ) 3. प्रचण्ड, प्रबल अत्य- 
धिक--तस्य कर्केशविहारसंभवम--रघु० ९।६८ 
4. निराश 5. दुराचारी, दुश्चरित्र, स्वामिभक्ति से हीन 
(जैसा कि कोई स्त्री) 6. समझ में न आने योग्य 
दुर्वोध---त्क वा भृशककंश मम सम॑ लीलायते भारतो 
--प्रस० ४,--शः तलवार । 


कक शिका, कर्कजश्ञी [कर्कंश-- कन +-टापू, इत्वम, डीष वा | 
जड्भली बेर, झड़बर । 

ककिः [कर्क --इन्‌| कर्क राशि, चतुर्थ राशि । 

कर्कोट',--टक: [| कक --ओट, स्वार्थे कन्‌ | आठ प्रधान साँपीं 
में से एक (जब राजा नल को कलि के दुष्प्रभाव से 
नाना प्रकार की यातनाएँ सहन करनी पड़ी तो उस 
समय कर्कोट नें, जिसे नल ने एक बार आग से बचाया 
था, एसा विक्ृत कर दिया कि विपत्काल में भी उसे 
कोई पहचान न सके ) | 

कचरः [कर्ज +-ऊर, पषो० च आदेश:] एक प्रकार का 
सुगन्धित वक्ष.--रस 4. सोना 2. हरताल । 

कर्ण (चुरा० उभ०--कर्णयत्ति-ते, कर्णित ) . छंद करना 
सूराख करना 2. सुनना (प्रायः 'आ उपसग के साथ) 
आ--समा--, सुनना, ध्यात से सुनना -सव्वे सवि 
स्मयमाकणयन्ति--श० १, आकर्णयन्न॒त्सुकहुंसनादान्‌ 
--भेट्टि० ११।७। 

कर्ण: [कण्यंते आकण्यते अनेन--कर्ण -+-अप्‌ | !. कान 
--अहो खलभजड्स्य विपरीतवधक्रम:, कर्ण लगति 
चान्यस्य प्राणरन्यो वियज्यते | पंच० १।३००, ३०५, 
कण दा ध्यात से सुनना, क्ण्ागम्‌ कान तक आना 
ज्ञात होना--रघ० १।९, कण क्र कान मे डालना 
-- चौर० १०, कर्ण कथयति कान में कहता हैँ, दे० 
धटकण, चतुष्कर्ण 2. गंगाल का कड़ा 3. नाव को पत- 
वार 4. त्रिभज के समकोण के सामने की रेखा 5 
महाभारत में वणित कौरव पक्ष का एक महारथी 
(जब कुन्ती अपने पिता के घर रहती थी, उस समय 
सूय देव के संयोग से कुन्ती की अविवाहितावस्था में 


) 


कर्ण का जन्म हुआ । ([दे० कुंती ) बालक उत्पन्न होने 
पर कुन्ती ने अपन बन्घ॒-बान्धवों की निन्‍दा तथा लोक- 
जा के कारण उसे नदी में फक दिया। घतराष्ट 
के सारथि अधि रथ ने उसे नदी से निकाल कर अपनी 
पत्नी राघा को दे दिया। उसने उसे पालपोस कर 
बड़ा किया, इसी लिए कर्ण को सूतपृत्र या राघेय कहते 
हैं। बड़ा होने पर दुर्योधन ने कर्ण को अज्भ देश का 
राजा बना दिया । अपनी दानशीलता के कारण वह 
दानवीर कर्ण कहलाया । एक बार इन्द्र (जो अपने 
पुत्र अजुन पर अनुग्रह करन के लिए आतुर रहता था) 
ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कण को झांसा 
देकर उसके दिव्य कवच व कुंडल हथिया लिये, बदले 
में उसे एक शक्ति या बरछी दे दी। युद्ध की कला 
में अपने आप को दक्ष बनान की इच्छा से कर्ण ब्राह्मण 
बन कर परशराम के पास गया, वहाँ उसन परशराम 
से अस्त्र-संचालन को शिक्षा प्राप्त की | परन्तु यह भंद 
बहुत दिन तक छिपा न रहा। एक बार जब परशुराम 
अपना सिर कर्ण की जंघा पर रख कर सो रहे थ, तो 
एक कीड़ा (कई लोगों के मतानसार इन्द्र न कर्ण को 
विफल करने की दृष्टि से 'कीड़ें का रूप धारण किया 
था) कर्ण की जंघा को खाने लगा, उसने जंघा मे 
गहरा घाव कर दिया, परन्तु उस पीड़ा से भी कर्ण 
टस से मस न हुआ। इस अनुपम सहन शक्ति से 
परशुराम को कर्ण की असलियत का पता लग गया, 
फलत: उसने कर्ण को ज्ञाप दे दिया कि आवश्यकता 
के समय--उसकी विद्या--काम नहीं आवेगी। एक 
दूसरे अवसर पर उसे एक ब्राह्मण ने (जिसकी गोएँ 
अनजान में पीछा करते हुए कर्ण द्वारा मारी गईं थी ) 
शाप दे दिया कि संकट आ पड़ने पर उसके रथ का 
पहिया पृथ्वी खा लेगी । इस प्रकार की कठिनाइयों 
के होते हुए भी कण ने भीष्म और द्रोण के पतन के 
पश्चात्‌ कौरव सेना के सेनापति के रूप में कौरव- 
पाण्डवों के यद्ध में अपना यद्ध कौशल खब दिखाया। 
तीन दिन तक वह पाण्डवों के सामने रणक्षत्र में डटा 
रहा। परन्तु अन्तिम दिन जब कि उसके रथ का 
पहिया पृथ्वी में घँस गया था, वह अर्जुन के द्वारा मारा 
गया। कण, दुर्योधन का अत्यन्त घनिष्ठ मित्र था, 
पाण्डवों का नाश करने के लिए शकुनि से मिल कर 
जो योजनाएँ या षड्यन्त्र दुर्योधन ने किये, उन सब में 
कर्ण उसके साथ था) । सम०--अंजलि:ः बाहरी कान 
का श्रवण-मार्ग,- अनुजः यूधिष्टिर,-- अन्तिक (वि०) 
कान के निकट--स्वनसि म॒दु कर्णान्तिकचर:--श० 
१।२४,--अन्द:ः--द (स्त्री०)) कान का आभषण 
कान की बाली, -- अपणम्‌, कान देना, ध्यान से सुनना 
--ओआस्फालः हाथी के कानों की फड़फड़ाहट,-- उत्तंस 


( २५२ ) 


कान कां आभूषंण या (कइयों के मतानुसार) केवल 
आभूषण, (मम्मट कहता हूँ कि यहाँ "कान का अथ 
कान में स्थिति' हँ---त० उसका एत ० टिप्पण--कर्णा 
वतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिमितः, सन्निधानाथंबोधाय॑ 
स्थितेष्वेतत्सम॑थंनम्‌ । काव्य ० ७) ,---उपकाणिका' अफ- 
वाह (शा० 'एक कान से दूसरे कान तक ),--#बेड 
(आयु० में) कान में लगातार गंज होना,--गोचर 
(वि०) जो कानों को सुनाई पड़,--ग्राहः कर्णघार 
--जप (वि०) (कणजप: भी ) रहस्य की बात बत- 
लाने वाला, पिशुन, मुखबिर,---जप:,--जापः झूठी 
निन्‍दा करना, चुगली करता, कलंक लगाना,--जाहः 
कान की जड---अपि कृणजाहविनिवेशितानन:--मा ० 
५)८,--जित (पुं०) कर्णविजेता, अर्जुन, तृतीय पांडव, 
>जतालः: हाथी के कानों को फड़फड़ाहट, या उससे 
उत्पन्न आवाज--विस्तारित: कुंजरकर्णताले:---रघु ० 
७।३९, ९।७१, शि० १३।३७,--धारः मल्लाह, चालक 
--अकर्णघारा जलघौ बविप्लवेतेह नौरिव-हि० ३१२, 
अविनयनदीकर्णघारकर्ण--वेणी ० ४,--धारिणी हथिनी 
--पथ: श्रवणपरास,-परम्परा एक कान से दूसरे कान, 
अनश्नति--इति कणपरम्परया श्रुतम--रत्न० ९ै, 
>-पाोलिः (स्त्री) ) कान की लौ,--पादः सुन्दर कान 
“5प्रः . (फूलों का बना) कान का आभूषण, कान 
की बाली--इदं च करतल किमिति कर्णपूरतामारो- 
पितम--का ० ६० 2. अशोकवृक्ष,--पुरकः . कान की 
बाली 2. कदम्ब वक्ष 3. अशोक वृक्ष 4. नील कमर 
-प्रान्तः कान की पालो,--भूषणम्‌, -- भूषा कान का 
गहना,--मलम्‌ कान की जड़--रघ ० १२।२,-पीटी 
दुर्गा का एक रूप,--वंशः बाँसों से बना ऊंचा मचान, 
>-वजित (वि०) बिना कानों का, (--तः) साँप, 
-विवरम्‌ कान का श्रवण-मार्ग,--विष्‌ (स्त्री०) घृष, 
कान का मेल,--वेधं: (बालियाँ पहनने के लिए ) कानों 
का बींघना,--बेष्ट:,--वेष्टनम कान को बाली, 
“-अण्कुलो (स्त्री०)) कान का बाहरी भाग (श्रवण 
मार्ग पर ले जाने वाला) नं० २८,--शूल:,--लम्‌ 
कानों में पीड़ा,-श्रव (वि० )जो सुनाई दे, ऊचा (स्वर) 
--कणंेश्रवेडनिले---मन ० 5४उ|१०२ ,»श्राव:,---सं श्रव: 
कानों का बहना, कान से मवाद निकलना,--सः (स्त्री०) 
कर्ण की माता, कुन्ती,--हीन (वि०) कण्णरहित 
(--नः ) साँप । 


कर्णार्कॉण (वि०) [कर्ण कर्ण गहीत्वा प्रवत्तं कथनम 


“-्यतिहारे इच, पूर्वस्य दीघेश्च्र| कानों कान, एक 
कान से दूसरे कान । 


कर्णाट: [कर्ण ---अट -- अच्‌ | भारत प्रायोद्वीप के दक्षिण में 


एक प्रदेश- (काव्य) कणटिन्दोजंगति विदुषां कण्ठभषा- 
त्वमेतु-विक्रमांक ० १८।१०२,--दी (स्त्री० ) उपर्युक्त 


देश की स्त्री--कंर्णादी चिकुराणां ताण्डवकरः:--बधिद्ध॑- 
शा० १।२९ | 
काणिक (वि०) [कर्ण-|-इकत्‌ | . कानों वाला 2. पतवार 
घारी,--कः केवट,- का . कानों की बाली 2. गाँठ, 
गोल गिल्टी 3. कमल का फल, कंवलगद्रा' 4. एक छोटी 
कची या कलम 5. मध्यमा अंगुली 6. फल का डंठलू 
हाथी के संड़ की नोक 8. खड़िया। 
कणिकार: [काणि--#-[-अण] 4. कनियार का वक्ष--निर्भि- 
द्योपरि कणिकारमुकुलान्यालीयते षट॒पदः:--विक्रम० 
२।२३, ऋूतु० ६।६, २० 2. कमल का फल, कवलगद्रा 
-“ रस कैतियार का फूल, अमलतास का फूल (यत्रपि 
यह फूल बड़े सुन्दर रंग का होता हूं, परन्तु सुगन्ध न 
हीने के कारण इसे कोई पसन्द नहीं करता--तु ० कु० 
३।२८,--वर्ण॑ प्रकर्ष सति काणिकारं दुनोति निर्गनन्‍्धतया 
सम चेतः, प्रायेण सामग्रयविधौं गुणानां पराहझुमुखी 
विश्वसृज: प्रवृत्ति: । 
कणिन्‌ (वि०) (कर्ण +इनि] 4. कानों वाला 2. लम्बे 
कानों वाला 3. फल छगा हुआ (जैसे तीर)-- (१० ) 
4. गधा 2. मललाह 3. गाँठों से सम्पन्न बाण । 
कर्णी (स्त्री०) [कर्ण --डीष | . पुंखदार या विशेष आकार 
का बाण 2. चौये कछा व विज्ञान के पिता मूलदेव की 
माता। सम०--रथः बन्द डोली, स्त्रियों की सवारी, 
पालकी--कर्णी रथस्थां रघृवी रपत्नीमू--रघु० १४ 
१३,-सुतः चौयकला व विज्ञान के जन्मदाता मृल- 
देव--कर्णीसुतकर्थव संनिहित विपुलाचछा--का ० १९, 
कर्णीसुतप्रहिते च पथि मतिमकरवम्‌--दश० । 
कतनम्‌ [ कृत्‌ू-- ल्युट्‌ | 4. .कादना, कतरना-नयाज्ञ ० 
२। २२९, २८६ 2. रूई कातना ( तकुः कतंन- 
साधनम्‌ ) 
कतनी (स्त्री०) [कतंन--डीप्‌ | क़रची । 
कतरिका, कतरी (स्त्री०) . क़ंची 2. चाक 3. खड॒ग 
छोटी तलवार । 
कतंव्य (सं० कृ०) [क्र-तव्यत | ।. जो कुछ उचित हो 
या होना चाहिए,-हीनसेवा न कतंव्या कतंव्यो मह॒दा- 
श्रय:--हि० ३॥११, मया प्रार्तान:सत्त्वं वर्न कतंव्यम 
>-पंच० १ 2. ज्ो काटना या कतरना चाहिए, नष्ट 
करने योग्य--.ुत्र: सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि 
वा गुरु रिपुस्थानंषः वतंन्तः: कतंव्या भतिमिच्छता 
--महा ०,--व्यम, कतेव्यता, जो होना चाहिए, धम 
आभार--कतेव्यं वो न पश्यामि---कु० ६।२१, २।६२, 
यज्ञे० १।३२० | 
कतें (वि०) [क्ृ+तच] 4. करने वाला, कर्ता, निर्माता, 
सम्पादक--व्याक रणस्य कर्ता -- रचयिता, ऋणस्य कर्ता 
>-कर्ज करने वाला, हितकर्ता--भला करने वाला, 
सुबवणकर्ता--सुवार 2. (व्या० में) अभिकर्ता (करण 


क्र छः छ्व ब्‌ नमी प्‌ 
क्र क्र आज का 
हर हु; ्ः हम फ | है |] 
है 2 के मे आओ बॉ >5 6-28; 


( २५३ 


कारक का अथ ) 3. परब्रह्म 4. ब्रह्मा का 
विष्ण या शिव 

क्री (स्त्री०) [कर्त--डीप | !. चाकू 2. क़ची । 

कर्द:, कर्दटः [कर्द +-अच्‌, कर्द--अट्‌ --अच्‌, पररूपम्‌ | 
कीचड़ । 

कर्दसम: [कर्दे --अम|] . कीचड़, दलदल, पंक--पादी नूपुर 
लग्नकदंमधरौ प्रक्षाऊयन्ती स्थिता-- मुच्छ० ५।३५, 
पथर्चाश्यानकर्दमान्‌ू--रधु० ४॥२४ 2. कूड़ा, मल 
3. (आलं०) पाप,--सम्‌ मांस । सम०--आठकः 
मलपात्र, मलमाग आदि । 

कपेट:,-- टम्‌ | क्र विच्‌ ->कर सच पटइच कमे० स०। 
. पुराना, जीण॑-शीर्ण या थेगली लगा कपड़ा 2. कपड़े 
का टुकड़ा, धज्जी 3. मटियाला या. छाल रंग का 
कपड़ा । 


कर्पटिक,--न्‌ (वि०) [कर्पट--ठन्‌, इनि वा| जीर्ण शीर्ण 


कपड़ों (चिथड़ों ) से ढका हुआ | 

कर्यण: [कृप --ल्यूट्‌| एक प्रकार का हथियार--चापचक्र- 
कणपकर्प णप्रासपट्टिश आदि--दश० ३५! 

कर्प रः [कृप-अरन्‌ बा०] !. कड़ाह, कड़ाही 2. बतेन 
3. ठीकरा, टूटे बतंन का टुकड़ा-जैसा कि घट कपर में 
--जीयेत येन कविना यमकेः परेण तस्में वहेयमुदक 
घटकपेरेण---घट ० २२ 4. खोपड़ी 5. एक प्रकार का 
हथियार । 


विशेषण 


। आआछ  आ  छ आस छः आय 8 मा मा ना आय, का ८ यु अत पुन +- ये मम करा का, मा. - 3 जाएछएछएछएछएछएछएछ 


सा ये मे छा लत 


कर्पास:,- -सम,--सी [कृ--पास, स्त्रियां डीष्‌ | कपास का _ 


वक्ष । 
कर्पर:ः,--रस्‌ [कृप्‌ू+ऊर | कपूर । सम०- खंड: !. कपूर 
का खेत 2. कपूर का ट्कड़ा, -- तेलम्‌ कंपूर का तेल। 


कर्फरः [क-+-विच्‌ ->कर्‌, फल्‌--अच्‌, रस्य लः, कीयमाण: ' 


“ फल: प्रतिबिम्बो यत्र ब० स० | दपण | 


कर्ब (वि०) [कव्व(बं)-+-उन्‌ | रंगबिरंगा, चित्तीदार 


ययाज्ञ ० ३११६५। 


कबंर (वि०) [कर्व (बं )-[-उरच्‌] . रंगविरंगा, चित- 


कबरा-क्वचिल्लसद्घननिकुरम्बकबु र:--शि ० १७॥५६ 
2. कबतर के रंग का, सफेद सा, भूरा--पवनेभस्म- 
कपोतकर्बरम्‌ कु० ४॥२७,--रः: वचित्रविचित्र रग 
2. पाप 3. भूत, पिशाच 4. धतूरे का पौधा,--रम्‌ 
. सोना, 2. जल । 

कबंरित (वि०) [कर्ब्र--इतच | रंगबिरगा-उत्त र ० ६।४। 

करमंठ (वि०) | कमन्‌--अठच्‌ | 4. काय्यंप्रवीण, चतुर 
2. परिश्रमी 3. केवल धामिक अनुष्ठानों में संलग्न, 
'--ठ5ः यज्ञ निदेशक । 

कर्ंण्य (वि० ) [कर्मन्‌--यत्‌ | कुशल, चतुर,--ण्या मजदूरी, 
>-ण्यम सक्रियता । 

कर्मन (नप्‌ ०) [कृर-मनिन्‌] . कृत्य, कायं, कर्म 2. कार्या- 
न्‍्वयन, सम्पादन 3. व्यवसाय, पद, कतंव्य--संप्रति 


) 


विषवैद्यानां कर्म--मालवि० ४ 4. धामिक कृत्य (यह 
चाहे, नित्य हो, नैमित्तिक हो या काम्य हो) 5. विशिष्ट 
कृत्य, नैतिक कतंव्य 6. धामिक क्ृत्यों का अनुष्ठान 
(कमंकाण्ड) जो ब्रह्मज्ञान या , कल्पना प्रवण धर्म का 
विरोधी हैँ (विप० ज्ञान)--रघु० ८।२० 7. फल, 
परिणाम 3. नैसगिक या सक्रिय सम्पत्ति (धरती के 
आश्रय के रूप में) 9. भाग्य, पूव॑जन्म के किय हुए 
कर्मों का फल--भतृं ० २।४९ 0. (व्या०) कर्म का 
उद्देश्य--कर्तुरीप्सिततम॑ कम--पा० १।४।७९ 
4. (वैशे ० द० में) गति या कर्म जो सात द्रव्यों में एक 
माना जाता है, (परिभाषा इस प्रकार हें:- एकद्रव्य- 
मगणं संयोगविभ ग्रेष्वनपेक्षकारणं कर्म--वेशे० सू०, 
कम पाँच प्रकार का है-उत्क्षेपणं ततो&बक्षपणमाकुझचन 
तथा, प्रसारणं च गमनं कर्माण्यतानि पठञ्च च-भाषा० 
६। सम०--अक्षम (वि०) काय करने में असमथ, 
--अड्भम कार्य का अंश, यज्ञीय कृत्य का भाग (जैसा 
कि दर्श यज्ञ का प्रयाज),--अधिकार धर्ंकृत्यों को 
सम्पन्न करने का अधिकार,--अनुरूप (वि०) . किसी 
विशेष कार्य या पद के अनुसार 2. पूर्व जन्म में किये 
हुए कर्मो के अनुसार,--अन्तः . किसी काय या व्यव- 
साय की समाप्ति 2. कार्य, व्यवसाय, काय सम्पादन 
3. कोष्ठागार, धान्यागार--मन्‌ ० ७।६२, (कर्मान्तः 
इक्षधान्यादिसंग्रहस्थानम्‌--कुल्लू ०) 4. जुती हुई भूमि, 
--अन्तरम . कार में भिन्नता या विरोध 2. तपस्या, 
प्रायश्चित्त 3. किसी धामिक कृत्य का स्थगन,-अन्तिक 
(वि०) अन्तिम (--कः) सेवक, कामिक,--“आजीव: 
किसी पेशे से (जैसे शिल्पकार का) अपनी 
जीविका चलाने वाला,--आत्मन्‌ (वि०) काय के 
नियमों से युक्‍त, सक्रिय--मनु० १।२२,२३; (पुं०) 
आत्मा,--इन्द्रियम काम करने वाली इन्द्रियाँ जो ज्ञ न 
न्द्रियों से भिन्न हैं (वे यह हें--वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थानि--मनु० ११।९१, इन्द्रियः शब्द के नी० भी 
दे०,-- उदारम साहसिक या उदार काये, उच्चाश- 
यता, शक्ति,-- उद्यक्त (वि०) व्यस्त, संलग्न, सक्रिय, 
सोत्साह,--करः . भाड़े का मजदूर (वह सेवक जो 
दास न हो )--कर्मकराः: स्थपत्यादय:-- पंच १, शि० 
१४।१६ 2. यम,--कर्त (पुं०) (व्या० में) कर्ता जो 
साथ ही साथ कर्म भी है--उदा० पच्यते ओदनः, 
इसकी परिभाषा यह हैः-- क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव 
प्रसिध्यति, सुकरेः: स्वर्गुणै: करतुं: कर्मकर्तति तह़िदु: । 
--काण्ड:,---डम वेद का वह विभाग जो यज्ञीय कृत्यों, 
संस्कारों तथा उनके उचित अनुष्ठान से उत्पन्न फल 
से सम्बन्ध रखता है,--कारः . जो किसो व्यवसाय 
को करता है, कारीगर, शिल्पकार (जो भाड़े पर काम 
करने वाला न हो) 2. कोई भी मजदूर (चाहे भाड़े 


( २५४ ) 


का हो या बिना भाड़े का) 3. लहार,--हरिणाक्षि 
कटाक्षेण आत्मानमवलोकय, न हि खड़ो विजानाति 
कर्मकारं स्वकारणम्‌ । उद्धूट 4. साँड,--कारिना[पंठ) 
मज़दूर कारीगर,--कार्मक:--कर्म्‌ एक मजक्त घनृष 
--कीलकः घोबी,---क्षम (वि०) कोई कार्य या कतंव्य 
सम्पादन करन के योग्य,-आत्मकमंक्षम देह क्षात्रों धर्म 
इवाशथ्रित:---घ० १।१३,--क्षेत्रम घामिक कृत्यों की 
भूमि अर्थात्‌ भारतवर्ष, तु० कमंभूमि,-गृहीत (वि०) 
कार्य करते समय पकड़ा हुआ (ज॑से कि चोर ),--घात 
कार्य को छोड़ बंठना या स्थगित कर देना, (चां) 
डाल: . काम करने में नीच, नीच या निकृष्ट कर्म करने 
वाला व्यक्ति, वशिष्ट उनक्रे प्रकारों का उल्लेख करता 
है--असूयक: पिशुनशच कृतघ्नो दीघेरोषकः, चत्वार: 
कर्मचाण्डाला: जन्मतरवापि पञ्चम:ः । 2. जो अत्याचार 
पूर्ण कार्य करता हँ--उत्तर ० १।४६ 3. राहु--चोदना 
. यज्ञानध्ठान में प्रेरित करने वाला प्रयोजन 
घामिक कृत्य की विधि,--ज्ञः: घामिक अनष्ठानों से 
परिचित,---त्याग: सांसारिक कतंव्य और ““च॑मृष्ठान 
को छोड़ देना,--दुष्ट (धि०) काय करन म॑ भ्रष्ट 
दुष्ट, दुराचारी अनादरणीय,--दोष: 4. पाप, दुव्येसन 
>>मन्‌ ० ६।६१, ९५ 2. त्रटि, दोष, (कार्य करने में) 
भारी भूल-मन्‌ ० १।१०४ 3. मानवी कृत्यों के दृष्परि- 
णाम 4. निद्य आचरण,--धारय: समास, तत्पुरुष का 
एक भेद (इसमें प्रायः विशेषण व विशेष्य का समास 
होता हैं), - तत्पुरष कर्मघारय यनाहं सस्‍्यां बहुब्रीहि: 
>उद्धट, - ध्वंसः . घर्मानुष्ठानों से उत्पन्न फल का 
नाश 2. निराशा,--नामन (व्या० में) कृदन्तक संज्ञा, - 
--नाजशा काशी और विहार के मध्य बहने वाली एक 
नदी,--निष्ठ (वि०) धघर्मानष्ठान के सम्पादन में 
संलग्न,--पथः 4. काय की दिशा या स्रोत 2. धर्मा- 
नृष्ठान का (कर्म) मार्ग (विप० ज्ञान मार्ग ) ,- पाक 
कार्यों की परिपक्वावस्था, प्‌व॑जन्म में किये गये कर्मों 
का फल,--प्रवचनीय कुछ उपसगे तथा अव्यय जो 
क्रियाओं के-साथसंबद्ध न होकर केवल संज्ञाओं का 
शासन करते हैं उदा० आ मकते संसार: में आ' 
कमंप्रवचतीय है, इसी प्रकार 'जपमन प्रावषत में 'अन 
तु० उपसग, गति या निपात,--न्यासः धर्मानष्ठानों के 
फलों का परित्याग, फलम पूर्वे जन्माम-फिय हुए 
कर्मों का फल या पारितोषिक (दुःख, सुख ),--बन्ध 
बन्धनम जन्म-मरण का बन्धन, धर्मानृष्ठानों के फल 
चाहे शुभ हों या अशुभ (इनके कारण आत्मा सांसा- 
रिक विषय-वासनाओं में लिप्त रहता हें) 
>-भमिः (स्त्री०) . घमनुष्ठान की भूमि--अर्थात्‌ 
भारतवर्ष 2. जती हुई मूमिःउसमोमांसा संस्कारादिक 
अनष्ठानों का विचारविमशे या मीमांसा,--मलम कुश 


नामक पवित्र घास,--युगम्‌ चौथा (वर्तमान) युग, 
अर्थात्‌ कलियूग,--पोग: 4. सांसारिक तथा धामिक 
अनष्ठानों का सम्पादन 2. सक्रिय चेष्टा, उद्योग,--वेश 
भाग्य जो पृव जन्म में किय गये कार्यो का अनिवाय 
परिणाम हैँ,--विपाक:--कमपाक,---शाला कारखाना 
>-शील,--शर (वि०) कमंवीर, उद्योगी, परिश्रमी 
“संग सांसारिक कतेंव्य तथा उनके फलों म आसक्ति । 
ऊःसचिवः मंत्री,--संन्यासिक:,--संन्यासिन (पु०) 
. धमत्मा पुरुष जिसने प्रत्यंक सांसारिक, काय से 
विरक्ति पा ली. हैं 2. वह संन्‍्यासी जो कम फल का 
ध्यान न करते हुए घर्मानष्ठानों का सम्पादन करता हैं, 
>-साक्षिन (पं०) (. आँखों देखा गवाह, प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षी--कु० ७।८३ 2. जो मनष्य के शमाशभ कर्मो 
को प्रत्यक्ष देखता रहता हूँ (इस प्रकार देवता 
हैं जो मनष्य के समस्त कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हूँ 
>-तथाहि--सू्य: सोमो यम: कालो महाभतानि पंच 
च, एते शभाशभस्यह कर्मणो नव साक्षिण: ।--सिद्धि 
(स्त्री०) अभीष्ट काय की सिद्धि, सफलता--कु ० 
३।५७,--स्थानस्‌ सावंजनिक कार्योलय, काम करने 
का स्थान । 
कमन्दिन [ कमन्द--इनि |! संनन्‍्यासी, धामिक भिक्ष । 


कर्मार: [ कमन--ऋ--अण्‌ | लहार -याज्ञ ० ११६३, 
मन्‌ू ० ४।२१५ । 

कमन (वि०) [ कर्मन्‌+इनि | (. कार्य करने वाला 
क्रियाशील, कार्यरत 2. किसी काये या व्यवसाय में 
व्यापृत 3. जो फल को इच्छा से धर्मानुष्ठान करता 
है-केमिम्यरचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन 
>-भेग० ६।४६; (१०) कारीगर, शिल्पका र--याज्ञ ० 
२।२६५१ । 

कमिष्ठ (वि०) [ कमिन्‌ --इष्ठन, इनो रहूक ] व्यापार- 
कुशल, चतुर, परिश्रमी । 

करवट: [| कव_-+अटन्‌ | बाजार, मंडी या किसी जिले 
(जिसमें २०० से ४०० तक गाँव हों) का मरूय नगर । 


कष: [ कृष + अच्‌ , धञ्य वा ] (. रेखा खींचना, घसीटंना 
सींचना--याज्ञ ० २२१७ 2. आकर्षण 3. हल जोतना 
हल-रेखा, खाई 5. खरोंच,-- षे:,--षैस-- चाँदी या 
सीने का १६ माशें का वजन। सम०--आपण -- 
कार्षापण । 
कषंक (वि०) [ कृष --ण्वुल | खींचने बाला,--कः 
किसान, खेतिहर--याज्ञ ० २।२६५ । 
कबणम्‌ [ कृष-- ल्यट ) 4. रेखा खींचना, घसीटना, 
खींचना, झुकाना, (घनुष का )--भज्यमानमतिमात्र- 
कपंणात्‌--रघ० ११।४६ ७।६२ 2. आकर्षण 
हल जोतना, खेती करना 4. क्षति पहुँचाना, कष्ट 
देना, पीडित करना--मन्‌ ० ७।११२ । 


( २५५ ) 


कषिणी [ कृष्‌-/- णिनि--छीप्‌ ] रूगाम का दहाना । 

कषू : (स्त्री०) [ कृष्‌--ऊ ] . हल-रेखा, खूड 2. नदी 
3. नहर (१०) ॥. सूखे कंडों की आग 2. कृषि, 
खेती 3. जीविका । 

कहिचित्‌ (अव्य०) [ किम्‌--हिल, कादेश:,--चित्‌ ] 
किसी समय, (प्राय: “न' के साथ प्रयोग) मन्‌ ० २४, 
४०, ९७; ४।७७, ६५० | 

कल ] | म्वा० आ० --कलते, कलित ) . मिनना, 2. 
शब्द करना । 
((चुरा० उभ० --कल्यति-ते, कलित /. घारण करना, 
रखना, ले जाना, संभालना, पहनना, करालक रकन्दली- 
कलितशस्त्रजालबंलै:--उत्तर० ५५, म्लेच्छनिवह- 
निघने कलयसि करवालम्‌--गीत० १, कलितललित- 
बनमाल:; हल कलयते--त०, कलयवलयश्रेणीं पाणौ 
पदे कुर नूपुरौ--१२, शा० -४॥१८ 2. गिनना, 
हिसाब लगाना---काल: कलयतामहम--भग ० १०।३० 
3. धारण करना, लेना, रखना, अधिकार में करना 
“कलयति हि हिमांशोनिष्कलडुस्य लक्ष्मीम--मा० 
१।२२, शि० ४।३६, ९॥५९ 4. जानना समझना, 
पर्यवेक्षण, ध्यान देना, सोचना--कलयननपि सब्यथो- 


धवतस्थे--शि० ९।८३, कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्त-- 


मेव कलयन्त्यनुनिन्ये- १०।२९, नै० २।६५, ३॥१२ 
समा० २।९ 5. सोचना, आदर करना, खयाल करना 
“कैंलयेदमानमनससं सखि माम्‌ -शि० ९॥५८, ६।५४, 
शा० ४१५, व्यालनिलयमिलनेन गरलूमिव कलयति 
मलयसमी रम्‌--गीत ० ४।७ 6. सहन करना, प्रभा- 
वित होना - मदलीलाकलितकामपाल--मा ० ८, धन्य: 
को5पि न विक्रियां कलूयति प्राप्ते नवे यौवने--भत्ते ० 
((७२ 7. करना, सम्पादन करना 8. जाना 9. 
आसकत होना, लेटजाना, सुसज्जित होना, । आ-- . 
पकड़ना, ग्रहण करना--शि० ७॥२१,-कुतृहकाकलित- 
हृदथा--का० ४९ ०2. खयाल करना, आदर करना, 
जानना, ध्यान देना--स्पशभपि पावनमाकलयन्ति 
“एका० १०८, खिन्तमसूयया हृदयं तवाकलयामि 
“गीत० ३ 3. बांधना, जकड़ना, बंधन यक्‍त होना, 
रोकना या इकट्ठे पकड़ना--शि० १६, ९।४५, का० 
८४, ९९ 4. प्रसार करना, फेंकना--शि० ३॥७३ 5. 
हिलाना, परि---., !. जानना, समझना, खयाल करना, 
आदर करना 2. जानकार होना, याद करना वि--, 
अपांग करना, विकलांग करना. विक्रृत करना, सम्‌-- 
. जोड़ना, एकत्र करना -तु० संकलन 2. खयाल 
करना, आदर करना । 

[] (चुरा० उभ०--कालयति--ते, कलित) प्रोत्सा- 
हित करना, हाँकना, प्रेरणा देना । 

कल (वि०) [ कल (कड)--धञा, अवृद्धिः, डलयोर- 


भेंद:| . मधुर, और अस्पष्ट (अस्पष्टमधुर )-कर्ण कल 
किमपि रौति--हि० १।८१, सारसे: कलनिर्छादि:-रघु० 
१।४१, ८।५९, मालवि० ५।१, 2. मन्द मधर (स्वर) 
3. कोलाहल करने वाला, झनझनाता हुआ, टनटन करता 
हुआ-भास्वत्कलनूपुराणां-रघु० १६।१२, कलूकिकिणी- 
रवम्‌--शि० ९॥७४, ८२, कलमेखलाकरूकर: ६।१४, 
४५७ 4. दु्बंड 5. अनपका, कच्चा,---लः मन्द या 
मृदु और अस्पष्ट स्वर,--छम्‌ वीयं | सम०-- अछुकुरः 
सारस पक्षी,---अनुनादिन्‌ (पुं०) . चिड़िया 2. मधु- 
मक्खी 3. चातक पक्षी,-- अविकलः चिडा,---आलाप: 
. मधुर गजार 2. मधुर और रुचिकर प्रवचन--स्फुर- 
त्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुका- 
घिकम्‌--का० २ 3. मधुमक्खी,--उत्ताल (वि०) 
ऊचा, तीक्ष्ण---कण्ठ (वि० ) मधुर कंठ वाला (--5: ) 
(स्त्री०--ठी ) . कोयल, 2. हंस, राजहूंस 3. कब- 
तर,--कलः . भीड़ की ममरध्वनि या भनभनाहठ 2. 
अस्पष्ट या संक्षुब्ध ध्वनि---चलितया विदधे कलमेख- 
लाकलकलोडलकलोलद्शान्यया --शि ० ६॥१४, नेपथ्य 
कलकल: (नाटकों में ), भतं ० १।२७, ३७, अमरु २८ 
3. शिव,--कूजिका:. --कणिका छिनाल स्त्री, घोष: 
कोयल,--तुलिका लम्पट या छिनाल स्त्री,--धौतम्‌ 
. चाँदी-शि० १३॥५१ ४।४१ 2. सोना---विमलकल- 
धोतत्सरुणा खह़ुगेत -वेणी० ३ लिपिः (स्त्री०) 
. सुनहरी पांडु लिपि की जगमगाहट 2. स्वर्णाक्षर 
“मरकतशतकललितकलधौतलिपेरिव रतिजयलेखम्‌ 
गीत ० ८,--ध्वनि: 4. मन्दमधुर ध्वनि 2. कवृतर 
3. मोर 4. कोयल,--नादः मन्द मधुर स्वर,--भाषणम्‌ 
तुतलाना, --बालकलरव-- बचपन को चहक,--रव: 
[. मन्द मधुर ध्वनि 2. कबृतरी 3. कोयल,--हंस: 
. हँस, राजहंस--वधुदुकूलं॑ कलहंसलक्षणम्‌ --कु० 
+।९७ 2. बत्तख, पृकारण्डव, भट्टि० २।१८, रघु० 
८।५९ 3. परमात्मा । 

कलडू: [ केल | क्विपूकल चासौ अद्भूइच कमं० स० | 
. धब्बा, चिह्न, काला धब्बा (शा०) रघ्‌० १३।१५, 
2. (आलं०) दाग, बटद्टा, गर्हा, बदनामी -व्यपनयतु 
कल छू, स्वस्वभावेन सेव मृच्छ० १०।३४, रघु० 
१४।२७, इसी प्रकार---कुल” 3. अपराध, दोष - भर्त्‌० 
२।४८ 4. लोहे का जंग, मोर्चा । 

कलड्ुूघ: (स्त्री०--षी) [करेण कषति हिनस्ति--कल-!- 
कंष्‌ खच्‌, मुम्‌ | सिंह, शेर । 

कलड्ित (वि०) [ कलड्ूू[---इतच्‌ | . धब्बेदार, लांछित, 
बदनाम । 

कलड्कुर: | के जल लद्भूयति भ्रामयति, क--लद्भु--णिच 
-/-उरच्‌ | जलावते, भंवर । 

कलड्ज: | क लज्जयति--क--लज्ज्‌-|-अण्‌ ] 4. पक्षी 


( २५६ ) 


2. विषैले शस्त्र से आहत मुग आदि जन्तु,--जम्‌ ऐसे 
जन्तु का मांस । 

कलत्रम | गड्‌--अत्रतू, गकारस्य ककार:, डलयो रभेद: | 
. पत्नी,-वसुमत्या हि नृपा: कलत्रिण:---रघु ० ८८ रे, 
१३२, १२३४, यड्भूर्तरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ 
भतं ० २६८ 2. कूल्हा या नितम्व--इन्दुमूतिमिवोद्दा- 
ममन्मथ विलासगृहीतगुरुकलत्रामू--का ० १८९ (यहाँ 
'कलत्रम' के दोनों अर्थ हैँ) कि० ८।९, १७ 3. राज- 
कीय दुग । 

कलनम्‌ [| कल-ल्‍्यूट्‌ | . धब्बा, चिह्न 2. विकार, अप- 
राध, दोष 3. ग्रहण करना, पकड़ना, थामता--कल- 
नात्सवमतानां स काल: परिकीतित: 4. जानना, सम- 
झना, बोध पाना 5. ध्वनि करता,---ना . लेना, पक- 
डना, थामना--काल कलना -+आन ० २९ <. करना, 
क्रियान्वयन 3. वद्यता 4. समझ, समवबोध 5. पह- 
नना, वसन-धारण करना । 

कलन्दिका | कल-+-दा--क +कन्‌ +-ठाप्‌, इत्वम्‌, पृषो० 
म॒म्‌ | बृद्धिमत्ता, प्रज्ञा । 

कलभः (स्त्री० --भो) [कल्‌--अभच्‌, करेण शुण्डया भाति 
भा--क रस्य लत्वम्‌--तारा० ] ।. हाथी का बच्चा, 
बन पशु-शावक--ननु कलूभेन यूथपते रनुदत्तम्‌ 
--मालवि० ५, हिपेन्रभाव॑ कलभः श्रयन्निव--रघु ० 
३।३२, ११।३९, १८।३७ 2. तीस वर्ष का हाथी 3. 
ऊंट का बच्चा, जन्तु शावक | 

कलमः [कल--अम्‌ ]. मई-जून में बोया हुआ चावल जो 
दिसभ्बर-जन वरी में पक जाता है--सुतेन पाण्डो: कल- 
मस्य गोपिकाम्‌ू-+-क्रि० ४॥९, रे४ं, कु० ५।४७, रपु० 
४३७ 2. लेखनी, काने की कलम 3. चोर 4. दुष्ट, 
बदमाश । 

कलम्बः [कल-+-अम्बच ] . तीर 2. कदम्ब वृक्ष । 

कलम्बठम्‌ [ क-+-लम्ब्‌+ उटन्‌ | (ताज़ा) मक्खन नवनीत । 

कललः,--लम [कल -|-कलच। भ्रूण, गर्भाशय । 

कलविडः,--गः [ कल्‌+-वहुक्‌ --अच्‌ू, पृषो० इत्वम्‌ | 
. चिड़िया, मनु० ५।९२, याज्ञ ० १११७४ <. धब्बा, 
दाग या लांछन । 

कलद्:ः, --सः [केन जलेन लश(स)ति--तारा० |] (-शम्‌, 
--सम्‌ ) घड़ा जलपात्र, करवा, तस्तरी--स्तनौ मांस- 
ग्रत्थी कनककलशावित्युपमितौ--भतु ० ३॥२०, १।९७ 
सस्‍्तनकलस:--अमरु ५४ “जन्मन्‌, उद्धूवः अगस्त्य 
म॒नि । 

कलशी (सी) (स्त्री०) [कलश (स)-+डीष्‌ | घड़ा, करवा । 
सम ०--सुतः अगस्त्य । 

कलहः,-- हम्‌[ कल॑ काम॑ हन्ति-हनू कंड तारा! ० | 
. झगड़ा, लड़ाई-भिडाई---ईष्यकिलहः--भर्त्‌ ० १।३, 
लीला” श्ंगार० ८, इसी प्रकार शुष्ककलहः, श्रणय- 


कलह: आदि 2. संग्राम, युद्ध, 3. दाँव, धोखा, मिथ्या- 
पन 4. हिंसा, ठोकर मारना, पीटना आदि-मनु० ४ 
१२१ (यहाँ मेघातिथि और कुल्लूक, कलह शब्द की 
व्याख्या क्रमशः 'दंडादिनेतरेतरताडनम्‌! और _दडा- 
दंड्यादि' करते हैं) । सम०--अन्तरिता अपने प्रेमी 
से झगड़ा हो जाने के कारण उससे वियुक्‍त (जो ऋरुद्ध 
भी है साथ ही अपने किये पर खिद्यमाना भी ), सा० ६० 
इस प्रकार परिभाषा करता है--चाटुकारमपि आाण- 
नाथ रोषादपास्य या, पश्चात्तापमवाप्नोति कलहन्ति- 
रिता तु सा। ११७,-अपहृत (वि० | बलपूर्वक अपहरण 
किया गया,--प्रिय (वि०) जो लड़ाई-झगड़ा कराने 
में प्रसन्न होता है--नन्‌ कलहप्रियोइसि--मालवि० र, 
(--यः) नारद की उपाधि 


कला [कल--कच्‌ --टाप्‌ ] !. किसी वस्तु का छोटा खण्ड, 
टुकड़ा, लवमात्र, _कलामप्यक्षतपरिलम्ब:---का ० ३०४ 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌्--पंच० 
२।५९, मन॒० २८६, ८।३६ 2. चन्द्रमा की एक रेखा 
(यह १६ अंश हैं) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दु- 
कलादय:--मा० १।३६ कु० ५७७२, मेघ० ८९ 3. 
मूलघन पर व्याज (लिये हुए धन के उपयोग के विचार 
से)-घनवीथिवीथिमवतीर्णवतों निधिरम्भसामूप्रचयाद 
कला:--शि० ९॥३२, (यहाँ कला का अर्थ रेखा भी 
है) 4. विविध प्रकार से आकलित समय का प्रभाग 
(एक मिनट, ४८ सैकण्ड या ८ सकण्ड) 5. राशि के 
तीसवें भाग का साठवाँ अंश, किसी कोटि का एक 
अंश 6. प्रयोगात्मक कला (शिल्पकला, छलित कला ) 
इस प्रकार की ६४ कलाएँ हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य 
आदि 7. कुशलता, मेधाविता 8. जालसाज़ी, धोखादेही 
9. (छन्द: शास्त्र में) मात्रा छंद 0. किहती 4. रज:- 
स्राव । सम०--अन्तरम्‌ ). दूसरी रेखा 2. ब्याज, 
लाभ-मासे शतस्य यदि पञचकलान्तरं स्पातू-न्‍लीला ०, 
__ अयनः कलाबाज, नट, तलवार को ती५ण धार पर 
नाचने वाला,--आकुलमस्‌ भयंकर विष,--केलि (वि० ) 
छबीला, विछासी (--लिः) काम का विशेषण,-क्षेयः 
(चन्द्रमा का) क्षीण होना-रघु० ५।१६ “धरः,-निधि: 
-पूर्ण: चन्द्रमा,-अहो महत्त्व॑ महतामपूर्व विपत्तिकाले5पि 
परोपकार:, यथास्यमध्ये पतितोडपि राहोः कलानिधि: 
पुण्यचयं ददाति। उद्धूट,-भत्‌ (प्‌०) चन्द्रमा, 
इसी प्रकार कलावत (प०)-+%० ५७२ । 


कूलाद:,--दक: | कला--आ+दा -+क | सुतार। 


कलापः [ कला-+आपू --अण्‌, घल_ | 4. जत्था, गठरी 
__ मकक्‍ताकलापस्य च निस्तलस्थ--कु० १॥४३, मोतियों 


का हार-रशनाकलापः--घुंघरूदार मेखला 2. वस्तुओं. 
का समृह या संचय-अखिलकलाकलापालोचन--का ० ७ 
3. मोर कीं पँछ--तं में जातकलाप अषेय मणिकण्ठक 


क्‍ ( २५७ ) 


शिखिनम---विक्रम ० ५११३, पंच० २।८० ऋरतु० १।१६, 
२।१४ 4. स्त्री की मेखला या करधनी (प्रायः कांची' 
ओर 'रशना आदि के साथ ) भत्‌ ० १।॥५७, ६७, ऋतु० 
३।२०, मच्छ० १।२७ 5. आमषण 6. हाथी के गल्ले 
का रस्सा 7. तरकस 8. बाण 9. चन्द्रमा 0. चलता- 
पुरजा, बृद्धिमान्‌ू वत. एक ही छंद में लिखी गई 
कबिता,--पी घास का गटठर । 

कलापकम [ कलाप-+-कन्‌ | एक ही विषय पर लिखें गय 
चार इलोकों का समह (जो व्याकरणं की दृष्टि से 
एक ही वाक्य हो ) (चतुमिस्तु कलापकम्‌ ) उदाहरण 
के लिए दे०, कि० ३।४१, ४२, ४३. ४४ 2. वह ऋण 
जिसका परिशोध उस समय किया जाय जब भोर 
अपनी पंछ फैलावे,--कः: . एक जत्था या गट॒ठर 
2. मोतियों की लड़ी 3. हाथी की गर्देन के चारों ओर 
लिपटनें वाला रस्सा 4. मेखला या करचघनी 
(>-कलाप) शि० ९।४५ 5. (संप्रदायद्योतक ) 
मस्तक पर तिरूकविशेष । 


कलापिन्‌ (प०) [ कलाप--इनि ] 4. मोर--कलाधिलापि 
कलापिकदम्बकम्‌--शि० ६।३१, पंच० २।८०, रघु० 
दार2:कोयरूऊअंजीर का वक्ष (प्लक्ष ) । 

कलापिनोी [ कलापिन +डीप | 4. रात 2. चाँद । 

कलाय: | कला+-अय-+-अण्‌ | मटर, शि० १३।२१ । 

कलाविकः | कलम आबविकायति विशेषेण रोति--कल 
+आओआऑ+वि+क--क | मर्गा । 


एक प्रकार का बाजा । 
कलिः [ कछ--इनि ] . झगड़ा, लड़ाई-भिड़ाई, असहमति, 
मतभेद--शि० ७।५५, कलिकामजित्‌--रघ ० ९॥३२३ 
अमरु १९ 2. संग्राम, यद्ध 3. स॒ष्टि का चौथा यग, 
कलियग (इस यग की आय ४२३२००० मानव वष हैं 
तथा ईसापूर्व ३१०२ वर्ष की १३ फरवरी को इसका 
आरभ हुआ था) मन ० १।८६, ९।३० १,-क लिवर्ज्यानि 
इमानि आदि० 4. मत्तेरूप कलियग (इसने नलहू को 
यातना दी थी ) 5. किसी वगे का निरृष्टतम व्यक्ति 
6. विभीतक या बहेड़ का वक्ष 7. पासे का पहलू जिस 
पर एक का अंक अंकित हैं 8. नायक 9. बाण 
(स्त्री०) बिना खिला फूछल। सम०--कारः, 
--कारकः,--क्रियः नारद का विशेषण,-<द्वरमः, 
--वक्षः विभीतक या बहेड़े का वक्ष,--युगम्‌ कलिकाल 
लौहयग--मनु ० १।॥८५ । 
कलिका, कलि: (स्त्री०) [ कलि-+-कन्‌ +टाप्‌ | 4. अन- 
खिला फल कली,--चतानां चिरनतिगंतापि कछिका 
बघ्ताति न सवं रज:--श ० ६।६, किम/म्रकलिकाभज्र 
“ मारमसे--श० ६, ऋतु ० ६।१७, रघु० ९।३३ 2. अक 
. रेखा । 
३३ 


कलिज्भाः (ब० व०) [ कलि+गम्‌-|-ड ] एक देश और 


उसके निवासियों का नाम; -उत्कलादर्शितपथ: कलिड्रा- 
भिमखोययौ-"रघ० ४।३८;(तत्रों में इसकी स्थिति 
इस प्रकार बताई गई हें--जगन्नाथात्समा रमभ्य क्ृष्णा- 
तीरान्तग: प्रिय, कलिज़देशः संप्रोक्तो वाममागपरायण: । 


कलिज्जःकि-|-लज्ज्‌ -|- अण नि० साघ॒ु ०] चटाई, परदा । 
कलित (वि०) [ कल-+क्त | थामा हुआ, पकड़ा हुआ 


लिया हुआ, दे० कल । 


कलिन्दः [ कलि-|-दा--खच्‌ , मम | 4. वह पव॑त जिससे 


यम्‌ ना नदी निकलती हैँ 2. सूयं। सम०--कन्या, 
>+-जा,--तनया,--नन्दिनी यमना नदी की उपाधियों 
--केलिन्दकन्या मथरां गतापि---रघ्‌ृ० ६।४८, कलिन्द- 
जानीर--भामि० २।१२०, गीत० ३,--गिरिः कलिन्द 
नाम का पर्वत, जा, तनया, नंदिनों यमता नदी 
की उपाधियाँ -भामि० ४।३, ४ । 


कलिल (थि०) | कल--इलच्‌ | . ढका हुआ, भरा हुआ 


2. मिला, घ्ला-मिला---तत एवाक्रन्दकलिल: करूकरू:- 
महावी० १ 3. प्रभावित, बशतें कि,---अकल्ककलिल 
शि० १९।९८ 4. अभय, अछ्द्य,--लम॒ . बड़ा ढेर, 
अव्यवस्थित राशि---विशसि हृदय क्लेशकलिलरुं---भर्त ० 
२। २४ 2. गड़बड़, अव्यवस्था--यदा ते मोहकलिलं 
ब॒द्धिव्यतितरिष्यति---भग ० २।५२ । 

(वि०) [ कछ-+उषच्‌ | मलिन, गन्दा, कींचड़ से 
भरा हुआ, मेला--गंगा रोधःपतनकलषा गृह्लतीव 
प्रसादम्‌--विक्रम ० १।८, कि० ८।३२, घट० १३ 2 
दवासावरुद्ध, बेसुरा, भर्राया हुआ--कण्ठ:ः स्तम्भितबा- 
प्पवृत्तिकखकष:--श० ४१६ 3. घंधलका, भरा हुआ 
६।४ 4. क्रद्ध, अप्रसन्न, उत्तजित--भावावबोधघकलपषां 
दयितेव रात्री - रघ० ५।६४ (मल्लि० “कल॒ष का 
अथ 'अयोग्य और “अक्षम' मानता हैं) 5. दुष्ट, पापी, 
बुरा 6. क्रर, निन्दनीय रघृ० १४७३ 7. अन्धकार 
युक्त, अन्धकारमय 8. निठलला, आलसी,--षः भेंसा, 
--षम 7:गन्दगी, मैछःकीचड़--विगतकलषमम्भ: 
--कतु० ३।२२ 2. पाप 3. क्रीोघ । सम०--योनिज 
हरामी, वर्णतंकर-मनु० १०।५७, ५८ । 


कलेबर:,--रम्‌ [ कले शुक्र वरं श्रेष्ठम--अलूक स० | 


शरीर,--यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहम--भर्तूं० ३।८८, 
हि० १४७, भग० ८५, भामि० १।१०३, २।४३ । 


कल्क:,/--ल्कम [ कल--क ](. चिपचिपी गाद जो तेल 


आदि के नीचे जम जाती है, कीट 2. एक प्रकार की 
लेई या पेस्ट -याज्ञ ० १।२७७ 3. (अतः) गंदगी, 
मेल 4. लीद, विष्ठा 5. नीचता, कपट, दंभ शि० 
१९।९८ 6. पाप 7. घ॒टा पिसा चूर्ण--तां लोप्रकल्केन 
हताज़तैलाम्‌ू-कु० ७॥९। सम्‌०- फूल: अनार का 
पौधा । 


( २५८ ) 


मतकलप:, प्रतिपल्चनकल्प' आदि | सम०--अच्तः सपष्टि 
की समाप्ति, प्रढलय--भतें ० २१६, 'स्थायिन्‌ (विं०) 
कल्प के अन्त तक ठहरने वारा,-- आदिः सृष्टि में 


कलकनम्‌ | कलल्‍क-- णिच --ल्यूट ] घोखा देना, प्रतारणा, 
सिथ्यापना । 
कल्कि:, कल्किन्‌ (पु०) [ कल्क्‌--णिच -|-इन्‌, कल्क-- 


दूनि | विष्ण का अन्तिम और दसवाँ अवतार (संसार 
का उसके शत्रओं से उद्धार करने वाला तथा दुष्टों 
का हनन करने वाला) [ विष्ण के अवतारों का 
उल्लेख करते हुए जयदेव कल्कि नामक अन्तिम अव- 
तार का इस प्रकार निदश करता है--म्लेच्छनिवह 
निधन कलयसि करवालम्‌ , घधमकेतुमिव किमपि करा 
लम्‌, केशव धतकल्किशरीर जय जगदीश हरे--गीत० 
१।१०। | 


द् आय कड़ा हि.स २००० बन 


(वि०) [ कृप+अच्‌, घव्म वा] ।. व्यवहार में 
लाने योग्य, सशक्त संभव 2. उचित, यीग्य, सट्टी 
3. समर्थ, सक्षम (संबं०, अधितुमुन्नन्त के साथ अथवा 


समास के अन्त में )- धर्मस्य, यशस: कल्प:--भाग० 
अपना कतव्य आदि करने में समर्थ-स्वक्रियाया मकल्प: 
त०, अपना कतंव्य पूरा करने में असमर्थ, इसी प्रकार 
-5स्वभ रणाकल्पः आदि,- ल्‍पः . धामिक कतेव्यों का 
विधि-विधान, मियम, अध्यादेश 2. विहित नियम 
विहित विकल्‍प, ऐच्छिक नियम-- प्रभुः प्रथमकल्पस्य 
यो5नकल्पेन वर्तते---मन ० ११।३० अर्थात्‌ उस बिहित 
विधि का अनसरण' करने मे समथ जिसको दूसरे सब 
निय्रमों की अपेक्षा अधिमान्यता दी जातो हूं, प्रथम 
कल्प:--मालवि ० १, अर्थात्‌ बहुत अच्छा विकल्प,-एप 
वे प्रथम: कल्पः प्रदाने हब्यकव्ययो:--मनु ० ३॥१४७ 
3. (अतः ) प्रस्ताव, सुझाव, निश्चय, संकल्प- उदार: 
कल्प:--श ०७ 4. कार्य करने की रीति, कार्य विधि, 
रूप, तरीका, पद्धति (धर्मानृष्ठानों में )-क्षात्रेण कल्पे- 
तोपनीय--उत्तर ० २, कल्पवित्कल्पयामास वन्या- 
मेवास्य संविधाम्‌ -रघु० १॥९४, मन॒ु० ७॥१८५ 
5. सृष्टि का अन्त, प्रछय 6. ब्रह्मा का एक दिनया 
१००० यंग, मनष्यों का ४ ४३९२०००००० वर्ष का 
समय, तथा सृष्टि की अवधि का माप; श्रीश्वेतवाराह 
कल्पे (वह कल्प जिसमें अब हम रहते हैं )--कल्एं 
स्थितं तनभतां तनभिस्ततः किमशा० ४२ 
7. रोगी की चिकित्सा 8. छः: वेदांगों में से एक-तामत 
-- जिसमें यज्ञ का विधि-विधान निहित हैं तथा जिसमे 
यज्ञानष्ठान एवं धामिक संस्कारों के नियम बतलाय॑ 
गय है, दे० 'वेदांग के नी० 9. संज्ञा और विशंषणों के 
अंत में जुड़ कर निम्नांकित अथ बतलान वाला शब्द 
-- अपेक्षाकृत कुछ कम 'प्रायः एसा ही लगभग 
बराबर (हीनता की अवस्था के साथ २ समानता 
को प्रकट करना ) --कुमारकल्पं सुषवे कुमारस्‌---रघ्‌० 
५।३६, उपपन्नमेतदस्मिस्नविकल्पे राजनि - श० २, 
प्रभातकल्पा शशिनंव शरवरी--रघु ० ३।२, इसी प्रकार 


छत 'क्रि। कर्ज _._._._ ४... । शा ।. धाम ा।.घागपरमााा 'रााा .कममुखााााा ५. हि ाअ ००. जमाहण कर न री रन??? रर्ैफ्ररीकि री 7 जग. रवव००००७99 पाया मममु-म०ााा मरा. पक < रा. ल्‍धाााााािका गा आन ला 8 आम 8 आय छः आज  आ है मय व |] बन हा ्गी कक थक 


हा 3 वजन 


कल्मष [६ 


सभी वस्तुओं का पुननवीकरण,--कारः कल्पसूत्र का 
रचयिता,--क्षयः सृष्टि का नाश, प्रदढय--उदा ० -पुरः 
कल्पक्षय वत्त जातें जलमय॑ जगत्‌--कथा० २।१० 
-“-तरु:ः,-द्रमः,-- पादपः,- ब्रक्ष: . स्वर्गीय वृक्षों मं 
से एक या इन्द्र का स्वगं, रघ० १।७५, १७।२६, कु ० 
२।३९, ६।४१ 2. इच्छानरूप फल देने वाऊा काल्प- 
निक वक्ष कामना पूरी करन वाला वृक्ष--नाबद्ध कल्प- 
द्रमतां विहाय. जात॑ तमात्मन्यसिपत्रवक्षम्‌- रघु० 
१४॥४८, नं० १।१५ 3. (आलं०) अत्यन्त उदार 
पुरुष--सकला थिसाथकल्पद्रम:-पंच ० १,-पाल: शराब 
बेचने वाला, लता,--छूतिका ॥. इन्द्र की नन्दन- 
कानन की छता---भतं ० १९०, 2. सब प्रकार की 
इच्छाओं को प्रण करने वाली लता--नानाफले 
ऊछति कल्पलतेव भूमि:--भतृ ० २॥४६, तु० ऊ० 
'कल्पतर' से,--सूत्रम॒ सत्रों के रूप में वज्ञ-पद्धति । 


कल्पकः | क्‍लप्‌ू+ण्वुल ]॥. संस्कार 2. नाई। 
कल्पनम | क्लप्‌--ल्‍ल्यूट | 4. रूप देना, बनाना, कऋ्रमबद्ध 


करना 2. सम्पादन करना, कराता, कार्यान्वित करना 
3. छंदाई करना, कांटना 4. स्थिर करना 5. सजावट 
के लिए एक दूसरी पर रक्‍्खी हुई वस्तु,-ना 
. जमाना, स्थिर करना--अनेकपित॒काणां तु पिततों 
भागकल्पना--याज़् ० २१२०, २४७, मन॒ु० ९॥१६ 
2. वनाना, अनुष्ठान करना, करना 3. रूप देना. 
व्यवस्थित करना- -मुच्छ० ३।१४ 4. सजाना, विभ- 
वघित करना 5. संरचन 6. आविष्कार 7. कल्पना 
-- विचार कल्पनापोढ:--सिद्धा ०-5 कल्पनाया अपोढ 
8. विचार, उत्प्रेक्षा, प्रतिमा (मन में कल्पना की हुई) 
>-शा० २।७ 9. बनावट, मिथ्या रचना 70. जाल- 
साजी 4. कपट-योजना, कटयक्ति 2. (मीमां० द० 
में | -- अथपित्ति । 


कल्पनी | कल्पन-- डीप्‌ ] कीची । 
कल्पित (वि०) [| कृप-+णिच्‌ --क्त | व्यवस्थित, निर्मित, 


संरचित, बना हुआ, दे ० क्लप्‌ (प्रेर०) । 

) [ कम शभकमं स्यति नाशयति--पषों ० 
साध: | . पापी, दृष्ट 2. मलिन, मेला,--षः,---षम 
. लांछन, गन्दगी, उच्छिष्ट 2. पाप, स हि गगन- 
विहारी कल्मषध्वंसकारी--हि० १।२१, भग० ४।३०, 
५।१६, मन० ४।२६०, १२१८, २२ । 


कल्माष (वि०) (स्त्री०--षो) | कलयति, कल -+- क्विप 


त॑ मापयति अभिभवत्ति, माष--णिच--अच, कल 
चासो मायश्च--कर्मं० स० | . रंगबिरंगा, चित्ती 
दार, काला और सफेद,--षः 4. चित्रविचित्र रंग 


( २५९ ) 


काले और सफद की मिश्रण 3. पिशाच, मत,--षो 
यमना नदो । सम०--कणष्ठ: शिव की उपाधि । 
(वि०) [कल--यत्‌ ,, . स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त 
-सवेः कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुटम्बी-विक्रम० 
३, याज्ञ ० १।२८, यावदेव भवेत्कल्य: तावच्छ यः समा- 
चरेत्‌ू--महा ० 2. तत्पर, सुसज्जित--कथयस्व कथा- 
मेतां कल्या: स्मः श्रवण तव महा० 3. चतुर 
4. रुचिकर, मद्धलमय (जैसा कि प्रवचन) 5. बहरा 
ओर गूंगा 6. शिक्षाप्रद,---ल्यम 4. प्रभात, पौ फटना 
2. आने वाला करू 3. मादक शराब 4. बधाई, मंगल 
कामना 5. शुभ समाचार । सम०-आशः--जग्धिः 
(स्त्री०) सबेरे का भोजन, कलेवा, - पालः,--पालक: 
कलवार, शराब खींचने वाला --बतें: सवेरे का भोजन, 
कलेवा (तंम) (अत:) कोई भी हल्की चीज, तुच्छ 
या महत्त्वहीन, मामलो--नन कल्यवतमेतत-- मच्छ ० 
१, क्षुद्र वस्तु--स्त्रीकल्यवतेस्थ कारणन ४, स इदानी 
मथकल्यवर्तेस्य कारणादिदमकाये करोति ९ । 


कल्या [कलयति मादयति क्छ--णिच्‌--यक --टाप ] 4. 
मादक शराब 2. बधाई। सम०--पालः,-- पालक: 
शराब खींचने वाला, कलवार । 

कल्याण (वि०) (स्त्री ० -- णा,--णो) [कल्य्न प्रातः अण्यते 
शब्यते --अण्‌ू--घजा | 4. आनन्ददायक, सुखकर 
सोभाग्यशाली, भाग्यवान--त्वमेव कल्याणि तयोस्त- 
तोया--रघ्‌ ० ६।२९, मेघ० १०९ 2. सन्दर, रुचिक 
मनोहर 3. श्रेष्ठ, गौरवयुक्त 4. शुभ, श्रेयस्कर, मंगल- 


प्रद, भद्र--कल्याणानां त्वमसि महता भाजनं विश्वमूर्ते 


-“ मा० १।३,--णम्‌ . अच्छा भाग्य, आनन्द, भलाई 
समृद्धि -कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांदइचन्द्राधचड़ा- 
मणिः--हिए १।१८५, तद्घक्ष कल्याणपरम्पराणां 
भोक्‍्तारमूजस्वलमात्मदेहम्‌ू--रघु० २।॥५०, १७।१, 
मनु० ३।६० इसी प्रकार अभिनिवेशी--का० १०४ 
2. गुण 3. उत्सव 4. सोना 5. स्वर्ग । सम ०-- कृत 
(वि०) 4. सुखकर, लाभदायक, हितकर--भग० ६। 
४० 2. मंगलप्रद, भाग्यशाली 3. गुणी,--धर्मंन (वि०) 
गुणसम्पन्न,---वचनम्‌ मित्रवत्‌ भाषण, शभ कामना । 

कल्याणक (वि० ) (स्त्री ०--णिका ) [कल्याण--कन्‌ | शभ 
सम द्वधिशाली, आनन्ददायक | 

कल्याणिन ( वि० ) ( स्त्री०--नी ) । कल्याण -+- इंनि। . 
प्रसन्न, समृद्धिशाली 2. सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
आनन्ददायक 3. मंगलप्रद, शुभ । 

कल्याणी [कल्याण--डीष | गाय--रघ ० १।८७ । 
(वि०) [कल्ल---अच | बहरा । 

कल्लोल: [कल्ल-|- ओलच्‌ | . बड़ी लहर, ऊमि,--आय 
कललोललोलम्‌ --भतृं०» ३।८२, कललोलमालाकुलम्‌ 
-“भामि० १५९ 2. शत्र 3. हु, प्रसन्नता । 


कललोलिनी [कल्लोल--इनि -- डीष ] नदी-- स्वर्लोककल्लो- 
लिनि त्वं पाप॑ तिरयाधना मम भवव्यालाबलीढात्मन: 
->गंगा० ५०, इसी प्रकार--विपुलपुलिना: कल्लो- 
लिन्य: । 
कव (भ्वा० आ०-कवते, कवित ) 4. स्तुति करना 2. 
वर्णन करना, (कविता) रचना करना 3. चित्रण 
करना, चित्र बनाना । 
कवकः [कव्‌-+-अच्‌ -कन्‌ | मुट्ठोभर,--कम्‌ कुकुंरमुत्ता 
>5जिड्जानि कवकानि च - याज्ञ ० ११७१, मनु ० ५। 
५, ६ १४ । क्‍ 
कवबच:,--- दम [कु अच ] 4. सन्नाह, जिरह बख्तर, वम 


क। 


रक्षाकबच, ताबीज, रहस्यपूर्ण अक्षर (हुं, है) जो कि . 


रक्षाकवच की भाँति प्ररक्षक समझ जाते हैं 3. धोंसा, 
ताशा । सम ०-- पतन्नरः भोजपतन्र का पेड़, पाकर का 
वक्ष, सर (वि०) 4. कवचधारी 2. कवच धारण 
करने योग्य आय का--कवच हर: कुमार:--पा ० ३॥२। 
१० पर [सद्धा ०, तु० वमहर---रघु ० ८।॥९४ । 


कवटो [कु--अटन्‌ + डीष्‌ | दरवाज़ का दिला या पलल्‍ला। 

कव (ब) र (वि०) (स्त्री०-- रा,-+री) [कु+भअरन्‌ | [. 
मिश्रित, अन्तमिश्रि--शि० ५११९ 2. जटित, खचित, 
जड़ा हुआ 3. चित्रविचित्र रंगबिरंगा, -- र:,-रम्‌ 
. नमक 2. खटास, अम्लता,---रः चोटी, जड़ा ।. 

कब (ब) री [कवर --डीप ] चोटी, जड़ा--दधती विलोल- 
कबरीकमाननम्‌ -- उत्तर ० ३।४, शि० ९।२८ अमरु 
५।९। सम०-भरः--भारः गथी हुई चोटी--घटय 
जघने कांचीमंच स्रजा कबरीभरम्‌ू-गीत ० १२। 

कवल:ः,-- लम [केन जलेन वलते चलति--वल --अच 
तारा०] 4' मटठीभर--आस्वादर्वाद्ध: कवलेस्तृ णानाम्‌ 
--रघ॒ु० २।५,९।५९, कवलरच्छ देष सम्पादिता:-उत्तर० 
२।९६। 

कवलित (वि०) [कवरू-+-इतच्‌ ] 4. खाया हुआ, निगला 
हुआ (म्‌ट्ठीभर) 2. चबाया हुआ 3. (अतः) लिया 
हुआ, पकड़ा हुआ--जैसा कि 'ृत्यना कवलित 


कव/ट [कल शब्दम्‌ अटति, कु+-अप, अट्‌+-अच्‌ | दे० 
'कपाट । 

कवि (वि० )[कु+-३] [. सर्वज्ञ--भग ० ८।९, मनु ० ४।२४ 
2. प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान्‌ 3. विचारवान्‌, 
विचारशील 4. प्रशंसनीय,--विः 4. बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
विचारक ऋषि--कवीनामुशना कवि: --भग० १०। 
२७, मन० ७!४९, २।१५१ 2. काव्यकार-तद्‌ ब्रूहि 
राभचरित आद्य: कविरसि-उत्तर० २, मन्दः कवियश 
प्रार्थी--रघ्‌ृ० १।३, इंद कविभ्य: पूवेभ्यों नमोवाक 
प्रशास्महे--उत्तर० १।१ शि० २।८६ 3. असुरों के 
आचाय॑े शक्र की उपाधि 4. वाल्मीकि, आदिकवि 5. ब्रह्मा 
6. सूर्य---(स्त्री०) रूूगाम का दहाना--दे० कवि 


4, 


( २६० ) 


का । सैम०--ज्येष्ठ: आदिकवि वाल्मीकि की उपाधि, 
“:पुन्न: शक्राचाय की उपाधि,--राज: 4. महाकवि 


 कदय (वि०) [कशामहंति---कशा--य] कोड़े या चाबुक 


लंगाय जाने के योग्य--श्यम मादक शराब । 


-(श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालंकारहीर:सुतम्‌ू--यह कद्यप: [कश्य-|-पा--क | . कछवा 2. एक ऋषि, अदिति और 


वाक्य नेषधचरित के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम इलीक में 
पाया जाता हैं) 2. कवि का नाम, “राघवपाण्डवीय 
नामक काव्य का रचयिता,--रामायणः वाल्मीकि की 
उपाधि । 

कबिकः,--का [कवि-|-कन्‌, स्त्रियां टाप्‌ च| लगाम का 
दहाना 

कविता [कवि--तल--टाप्‌ | काब्य,---सुकविता यद्यस्ति 
राज्यन किम्‌ भत्ते ० २।२१। 

कवि (वी) यम्‌ [कवि-|-छ| लगाम का दहाना । 


कवोष्ण (वि०) [कुत्सितम्‌ ईषत्‌ उष्णम्‌ कर्म० स०, को: 
कवादेश: |] कुछ थोड़ा गर्म, गुनगना--रघु० १॥६७ 
८४ । 

कव्यम्‌ [कयते हीयते पितृभ्यः यत्‌ अन्नादिकम--कु-+-यत | 
(विप० हव्यम्‌ ) मृत पितरों के लिए अन्न की आहुति 
--एष व॑ प्रथम: कल्प: प्रदान हव्यकव्ययो:--मन्‌ ० 
३।१४७, ९७, १२८,--व्यः पितरों का समूह । सम० 
-“वाह (पुं०),--वाहः,--वाहनः अग्नि । 

कशः [कश्‌ --अच्‌ |] कोड़ा (प्राय: बहुवचतान्त),--ज्ञा चाब॒क 
-5“डदानीं सुकुमारे$स्मिन्‌ निःशंक कर्कशा:, कशाः, तव 
गात्र पतिष्यन्ति सहास्माक॑ मनोरथे: । मच्छ० ९।३५ 
(यहाँ कशा शब्द स्त्रीलिग और पंल्लिग दोनों में हो 
सकता हूं) 2. कोड़े लगाना 3. डोरी, रस्सी । 

कशिपु (पुं० या नपु०) [कशति दुःख कश्यते वा, मगय्वा- 
दित्वात्‌ निपातनात साध:| 4. चटाई 2. तकिया 3 
बिस्तरा,---पुः . भोजन 2. वस्त्र 3. भोजन-वस्त्र 
(विश्वकोश के अनुसार) । 

कहे (से) रु (पुं०, नपृ०) [के देहे शीयते, क॑ जल वा 
शुणाति, क+शु-+-उ, एरहादेश:, कस्‌--एरुन्‌ वा! 
. रीढ़ की हड़डी 2. एक प्रकार का घास । 

कद्मल (वि०) [कश--अल, म॒ट | मैला, गन्दा, अकीर्तिकर, 


कलंकी-मत्सम्बन्धात्कश्मला किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्हन्त 


घिझः मामधन्यम---उत्तर० १।४२,--लछलम मन की 
खिन्नता, उदासी, अवसाद - कश्मलं महदाविशत 
-“महा ०, कुतस्त्वा कश्मलूमिंद॑ विषमे सम्‌पस्थितम्‌ 
>>भेग० २॥२ 2. पाप 3. मर्छा । 

कश्मीर (ब० व) [ कश्‌--ईरन्‌, मद | एक देश का नाम 
वतेमान कश्मीर ( तन्‍त्र ग्रन्थों में इसकी स्थिति इस 
प्रकार बताई गई हं---शारदामठमारभ्य कुंकुमादितर्टा- 
तकः, तावत्कश्मीरदेश: स्यात्‌ पंचाशद्योजनात्मक: ) 
सम ०---जः,--जम्‌,---जन्मन्‌ू (पुं० नपं०) केसर 
जाफरान--कश्मी रजस्य कटुतापि नितान्तरम्या--भामि ० 
१९।७१। 


का 


दिति के पति, अतः देवता और राक्षस दोनों के पिता । 
(ब्रह्मा का पुत्र मरीचि था, मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ, 
स॒प्टि के काय में कश्यप ने बड़ा योग दिया। महाभारत 
तथा दूसरे भ्रंथों के अनुसार उसका विवाह अदिति तथा 
दक्ष की अन्य १३ पुत्रियों के साथ हुआ। अदिति से 
उसके द्वारा १२ आदित्यों का जन्म हुआ--अपनी 
दूसरी १२ पत्नियों से उसके अनन्त ओर विविध प्रकार 
की सन्‍्तान हुई- साँप, रंगन वाले जन्तु, पक्षी, राक्षस 
चन्द्रलोक का नक्षत्रपज तथा परियाँ। इस प्रकार 
वह देव, असुर, मनष्य, पशु, पक्षी और सरीसप 
आदिकों का वस्तुतः सभी जीवधारी प्राणिमात्र का 
पिता था। इसी लिए उसे बहुधा प्रजापति कहा 
जाता है) । 
(भ्वा० उभ०--कषति-- ते, कषित) . मसलना, 
खुरचना, कसना - सम्‌लकाषं कषति--सिद्धा ०, भट्टि० 
३।४९ 2. परीक्षा करना, जाँच करना, कसोटी पर 
कसना (सोना आदि)--छद॒हेम कषचन्निवालसत्कष- 
पाषाणविभे नभस्तले--नं० २।६९ 3. चोट मारना, 
नष्ट करना 4. खजाना । 
कष (वि०) [ कष्‌ --अच्‌ ] . रगड़ने वाला, कसने वाला 
-+णथः रगड़ कसना 2. कसोटी--छदहेम कषचन्निवाल- 
सत्कषपाषाणनिभ नभस्तले--न० २६९, मुच्छ० 
३॥१७। 
कषणम्‌ [ कष्‌ --ल्‍्यट | रगड़ना, चि छ्ित करता, खुरचना 
--कंण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेतन. संपातिभि:-- 
उत्तर ० २।९, कषणकम्पनिरस्तमहाहिभिः--कि ० ५।४७ 
2. कसौटी पर कस कर सोने को परखना । क्‍ 
कथा --कशा । 


कथषाय (वि०) [ कषति कण्ठम्‌--कष्‌--आय ] . केला 
>-शै० २ 2. सुगंधित-- स्फूटितकमलामोदमेत्रीकषाय 
>-मेघ० ३१, उत्तर० २॥२१ महावी० ५॥४१ 
3. लाल, गहरा लाल--चूतांकुरस्वादकषायकठ:--कु ० 
३॥३२ 4. (अतः) मधरजमणस्‍स्वर वाला--मा० ७ 
5. भूरा, 6. अनपयुक्‍्त, मंला--यः,--यस्‌ . कर्सला 
स्वाद या रस (६ रसों में से एक) दे० कटु 2. लाल 
रंग 3. एक भाग ओषधि, चार आठ या १६ भाग 
पानी में मिलाकर बनाया हुआ (सब को मिलाकर 
उबालना जब तक कि चौथाई न रह जाय ), काढ़ा 
“मन ११।१५४ 4. लेप करना, पोतना-कु० ७। 
१७, चपड़ना 5. उबटन लगा कर शरीर को सुवासित 
करना---क्र्तु ० १४ 6. गोंद, राल, वृक्ष का निःश्रवण 
7. मेल, अस्वच्छता 8. मन्दता, जडिया 9. सांसारिक 


( २६१ 


विषयों में आसक्ति,--बः . आवेश, संवेग 2. कलि- 
यग । 

कषायित (वि०) कषाय---इतच्‌ | . हलके रंग वाला, 
लाल रंग का, रंगीन--अमुनंव कषायितस्तंनी--कु० 

४३४, शि० ७।११ 2. ग्रस्त । 

फषि (वि०) [ कषति हिनस्ति कष्‌-|-इ ] हानिकारक, 
अनिष्टकर, पीडाकर । 

के (से) रुका [| कष्‌ (स)--एरक, उत्वम्‌, कन्‌--टाप्‌ ) 
रोड़ की हड्डी मेरुदण्ड | 

कष्ट (वि०) [ कष्‌ -|-क्त ] . ब्रा, अनिष्टकर, रोगी, 
गलूत---रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्‌ कष्टतरं गता--रघ्‌० 
१५।४३, अर्थात्‌ अधिक बुरी अवस्था हो गई (दुंद- 
शाग्रस्त हो गई) 2. पीडामय, संतापकारी---मोहादभू- 
कष्टतर: प्रबोध:--रघु० १४५६, कष्टो5्यं खल 
भृत्यभाव:---रत्न० १, चिन्ताओं से भरा हुआ--मनु० 
७।५०, याज्ञ ० ३।२९, कष्टा वृत्ति: पराधीना कष्टो 
वासो निराश्रय:, निधेनों व्यवसायश्च सर्वकष्टा दरिद्रता । 
चाण० ५९ 3. कठिन---स्त्रीष्‌ कष्टोईधिकार:-विक्रम० 
२।१ 4. दुर्धर्ष (शत्रु की भाँति) मनु० ७।१८६, 
२१० 5. अनिष्टकर, पीडाकर, हानिकर 6. गहित, 
5 णष्टम . दुष्कम, कठिनाई, संकट, व्यथा, यन्त्रणा, 
पोडा---कष्टं खल्वनपत्यता--श० ६, धिगर्था: कष्ट- 
संश्रया:--पंच० ११६६ 2. पाप, दृष्टता 3. कठिनाई, 
प्रयास, कष्टेन किसी न किसी प्रकार,--ष्टम (अव्य०) 
हाय :--हा धिक्‌ कष्टं, हा कष्टं जरयाभिभूतपुरुष: 
पुत्ररवज्ञायते--पंच०. ४७८, सम ०---आगत 
(वि०) कठिनाई से आया हुआ, पहुँचा हुआ,--कर 
(वि०) पीडा कर, दुःखदायी--तपस्‌ (वि०) घोर 
तपस्या करने वाला--श० ७,--साध्य कठिनाई से 
पूरा किय जाने के योग्य--स्थानम्‌ बुरा स्थान, 
अरुचिकर या कठिन जगह । 


कष्टि (स्त्री०) [ कष्‌--क्तिन्‌ ] 4. परख, जाँच 2. पीडा, 
कष्ट । 
कस्‌ । (म्वा० पर०--कसति, कसित) हिलना-डलना, 
जाना, पहुँचना, निस---, (प्रेर०) 4. निकालना, बाहर 
खींचना 2. मोड़ना, बाहर हाँक देना, निर्वासित करना, 
निष्कासन करना--निरकासथद्रविमपेतवसं वियदाल- 
यादपरदिग्गणिका--शि० ९॥१० येनाहँ जीवलोका- 
जिष्कासयिष्य--मुद्रा ० ६, प्र--, खोलना, प्रसार कर- 
वाना-घनमुक्‍तांबुलवप्रकाशित: (कुसुम: )-घट० १९, 
वि-, खुलना, प्रसुत होना (आलं० भी) विकसति हि 
पत॑गस्योदय पुण्डरीकम्‌-मा ० १२८, शि० ९॥४७, ८२ 
कक ५५, निजहृदि विकसन्त:--भतृं ० २।७८ (प्रेर०) 
,, प्रसार करवाना-चन्द्रो विकासयति कैरवचक्र- 
बालम्‌--भत्‌ ० २७३, शि० १५। १२, अमरू ८४। 


8. “३ "लक कक... ननानानाका--ग" गा जगा... >--म.......... नल नना3]ै:--- िननगनगनुगन हिना. विननननगभगनगभ2गनाननन- "नननन-म-माने पतिनननननननन-»भतनपत दर रूजहा---ना दस" पहातत्ाााक_! पराऋ-ू--न्फ 


का ',त्सओ "रा... मनाया... क"-मा.......--मीााााााााााााा ता... ध..................-पु०--गूहा “गाल "ना भय" धागा: जन हित 


) 


॥ (अदा० आ०--कस्ते, कंस्ते) 4. जाना 2. नष्ट 

करना । क्‍ 

कस्तु (स्तु) रिका, कस्तूरी [ कसति गन्धोः5स्या:--कस्‌ 
+ऊर-+जडीष, तुदु, कन्‌--टाप्‌ हस्व:] मुह्क, 
केस्तू रौ-कस्तूरिकातिलकमालि विधघाय सायम्‌-भामि० 
२।४, १।१२१, चौर० ७। सम०--सृगः कस्तूरीमग 
“(वह हरिण जिसकी नाभि से कस्तूरी नामका 
सुगन्धित द्रव्य निकलता हैं) । 

कह्लारम्‌ [ के जले क्वादते--क +-ह्लादु+अच्‌ पृषो० दस्य 
र: ] रवेत कमरू--कह्लारपड्मकुसुमानि मुहुरविधुन्चन्‌ 
“तु० ३।१५ । 

कहव: | के जले ह्वयति शब्दायते स्पर्धते वा--क--ह्वे -+ 
क | एक प्रकार का सारस । 

कांसोयम्‌ [ कंसाय पानपात्राय हितम्‌-- कंस-+-छ-अण ] 
जस्ता । 

कांस्य: (वि०) [ कंसाय पानपात्राय हित॑ कंसीयं तस्य विकार: 
एूयजा छलोप: ] कांसे या जस्त का बना हुआ 
मनु० ४॥५,-स्थम . कांसा, या जस्ता-मनु० 
५।११४, याज्ञ ० ११९० 2. कांसे का बना घड़ियारलू 
“स्यः--स्यम्‌ जल पीने का वर्ततन (पीतल का) 
प्याला--शि० १५।१८१। सम ०---कार: (स्त्री०--रौ ) 
कसेरा, ठठेरा,--ताल: झाँझ, करताल,--भाजनम्‌ 
पीतल का बतन,--भलम्‌ ताम्रमल, तांबे का जंग । 


काक: [क--कन्‌| 4. कौवा--काको5पि जीवति चिराय 
बलि च भुडक्ते--पंच० १।२४ 2. (आलं०) घणित 
व्यक्ति, नीच और द्वीठ पुरुष 3. लंगड़ा आदमी 4. 
केवल सिर को भिगोकर स्नान करना (जैसा कि 
कौवे करते हैं ),--की कौवी,--कम्‌ कौवों का सम्‌ ह । 
सम०--अक्षिगोलकन्याय दे० “न्याय के नीचे,-- अरि: 
उल्लू ,--- उदरः साँप,--काकोदरो... येन विनीतदरपं: 
“ कविराज,--- उलकिका,-- उलकीय मू, कौंवे और 
उल्ल की नंसमगिक शत्रुता (काकोलकीय--पंचतन्त्र 
के तीसरे तंत्र का नाम है ),--चिचा गूजा या घृंघची 
का पोधा (रत्ती), छदः,--छदिः खंजनपक्षी 2. अलकें 
““दै० नी० “काकपक्ष',-जात: कोयल,--तालीय 
(वि०) जो बात अकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप से हो 
दु्घटना--अहो न्‌ खल भोः तदेतत्‌ काकतालीयं नाम 
“मा० ५, काकतालीयवत्पाप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रत: 
“:हि० प्र० ३५, कभी कभी क्रियाविशेषण के रूप में 
प्रयकत होकर 'संयोग से” अथी को प्रकट करता है 
“-फलन्ति काकतालीय॑ तेम्य: प्राज्ञा न बिभ्यति--वेणी ० 
२।१४,--- न्याय, दे० 'न्‍्याय' के नीचे,--तालकिन 
(वि०) घृणित, निद्य.--दन्तः (शा०) कौबे का दाँत, 
(आलं०) असंभव बात जिसका अस्तित्व न हो, 
_मवेषणम्‌ असंभव बातों की खोज करना (व्यर्थ और 


( २६२ ) 


अलाभकर कार्यों के संबंध में कहा जाता है ),--ध्वज: 
वाडवानरू,---निद्रा हल्की नींद या झपकी जो आसानी 
से टूट जाय,--पक्षः/--पक्षकः (विज्येय कर क्षत्रियों 
के) बालकों और तरुणों की कनपटियों के लंब्रे 
बाल या अलकें-- काकपक्षधरमेत्य याचितः--रघ्‌ ० 
११।१, ३२१, ४२, २।२८, उत्तर० ३,-- पदम हस्तलि- 
खित पुस्तक या लेखों में चिह्न ( + ) जो यह प्रकट 
करता हूँ कि यहाँ कुछ छूट गया है,--- पदः संभोग की 
एक विशेष रीौोति,- पुच्छः,--पुष्ट: कोयल,-- पेय 
(वि०) छिछला---काकपेया नदी--सिद्धा०, - भोरुः 
उल्लू ,--मद्गु: जलकुक्कुट,---यबः अन्न का वह पौधा 
जिसकी बाल में दाने न हो - यथा काकयवा: प्रोक्‍्ता 
यथारण्यभवास्तिला:, न/|ममात्रा न सिद्धौँ हि धनहीना- 
स्तथा नरा: | पंच० २।८६,- तथैव पांडवा: सर्वे यथा 
काकयवा इद-महा ० (काकयवा:--निष्फलतृणधान्यम ), 
-“रुतम्‌ कौवे की ककश ध्वनि (काॉँव काँव) जिससे 
परिस्थिति के अनुसार भावी शुभाशुभ का ज्ञान होता 
हैं-“शि० ६।७६,--वन्ध्या ऐसी स्त्री जिसके एक पूत्र 
होने के पश्चात्‌ फिर कोई सन्‍्तान न हो,-- स्वर: 
ककश ध्वनि (जैसे कि कोवे की कॉँव काँव) । 
काकरु (रू )क (वि० ). डरपोक, कायर 2. नंगा 3. गरीब, 
दरिद्र,--कः. औरत का गुलाम, पत्नीभक्त 2. (स्त्री ० 
--को ) 2. उलल 3. जालसाजी, धोखा, दॉवपेच । 
काक (का) हल: [का इत्य वं कलो यस्य - ब० स०! पहाड़ी 
कौवा,--लम्‌ कंठमणि । 
काकलिः,-ली (स्त्री ० ) | कल -[- इन --कलि:, कु ईषत्‌ कलि:, 
को: कादेश:, स्त्रियां डगीेषू च] . मन्द मध्र स्वर 
ऊःअनुबद्धमुग्धाकलीसहितमू---उत्तर० ३, ऋतु० 
१।८ 2. एक प्रकार का मन्द स्वर का बाजा जिसके 
द्वारा चोर यह पता लगाते हूँ कि लोग सोय हैं या 
नहीं ->फरणिमु खकाकलौसंदंशक'''' “प्रभृत्यनेकोपकरण- 
युकत:--दश० ४९ 3. केँची 4. घंघची का पौधा। 
सम०---रबः कोयल । 


काकिणी, काकिणिका [कक्‌--णिनि +-छीप्‌ -- काकिणी -- 
कन्‌ | टाप्‌, हस्व:] 4. सिक्‍के के रूप में प्रयक्‍्त होने 
वाली कोड़ी 2. एक सिक्का जो २० कौड़ी या चौड़ाई 
पण के बराबर होता हे 3. चौथाई माशे के बरावर 
वजन 4. माप का एक अंश 5. तराज्‌ की इंडी 6. हस्त, 
(एक प्राचीन माप जिसको लम्बाई एक हाथ के 
बराबर दीोती है) । 

काकिनी (स्त्री०) [कक+णशिनि+हछीप्‌| 4. पण का 
चौथाई 2. माप का चौथाई 3. कौड़ी--हि० ३।१२३। 

काकुः (स्त्री०) [कक-+-उण | . भय, शोक, क्रोध आदि 
संवेगों के कारण स्वर में परिवतंन--भिन्नकण्ठध्वनि- 
धीरे: काकुरित्यभिधीयते---सा० द०, अलीककाकुकर- 


णकुशलता--का० २२२ (अतः) 2. निष्घात्मक 
शब्द जो इस ढंग से प्रयक्त किया जाय कि विरुद्ध 
(स्वीकारात्मक ) अर्थ को प्रकट करे (इस प्रकार के 
अवसरों पर स्वर की विक्ृति से ही अभीष्ट अथ प्रकट - 
किया जाता है) 3. बुड़बुड़ाना, गुनगुनाना 4. जिह्ना । 

काकुत्स्थः [ककत्स्थ--- अण्‌ | ककुत्स्थवंशी, सयेवंशी राजाओं 
को उपाधि, - काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणाम्‌--रघु० 
६।२, १२।३०, ४६, दे० 'ककृत्स्थ' | 

काकुदम्‌ [काकु ध्वनिभद ददाति--काकु-+-दा --क] ताल। 

काकोल: [कक --णिच्‌ -- ओल] ॥. पहाड़ी कौवा- याज्ञ० 
१।१७४ 2. साँप 3. सूअर 4. कुम्हार 5. नरक का 
एक भाग -याज्ञ ० ३२२३ | 

काक्ष: [कुत्सितम्‌ अक्षे यत्र--कोः कादेश:| तिरछी चित- 
वन, कनखियों से देखना,--- क्षम त्यौरी चढ़ना, अप्रस- 
न्नता की दृष्टि, द्वंपपू्णं निगाह--काक्षेणानादरेक्षित: 
>+भट्टि०ण ५२८ । 

कागः (१०) कीवा, तु० 'काक' । 

कांझक्ष ( भ्या ० पर० (महाकाव्यों में आ०भी ) --काछक्षिति, 
काहक्षित ) 4. कामना करना, चाहना, लालायित 
होना-यत्काछ्क्षति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी 
““र० ७।१२, न शोचति न काछक्षति --भग ० १२।७, 
न काछक्ष विजय॑ कृष्ण ---१।३२, रघु० १२।५८, मन्‌० 
२।२४२ 2. प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, अभि- 
लालायित होना, कामना करना, आ--,. चाहना, 
लालसा करना, कामना करना,-प्रत्याश्वसंतं रिपुरा- 
चकाहछक्ष--रघु० ७।४७, ५।३८, मनु० २।१६२, मेघ० 
९१, याज्ञ० १११५३ 2. अपेक्षा करना आवश्यकता 
होता,-प्रत्या-,घात में रहना, सेवा में उपस्थित रहना 
वबि--कामना करता, चाहना लाहूस। करना, समा- 
कामना करना, चाहना । 

कांडक्षा [काडक्ष्‌+अ--ठाप्‌ | 4. कामना, इच्छा 2. रुचि, 
अभिलाषा ज॑सा कि “भकक्‍तकांक्षा में । क्‍ 

काइक्षिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-णी ) [काकक्ष--णिनि) कामना 
करने वाला, इच्छुक, दर्शन”, जल" आदि--भग० 
९ इदे। 

काच: [कच्‌ + घज्त_ | 4. शीशा, स्फटिक -आकरे पद्मरा- 
गाणां जन्म काचमर्ण: कृतः- -हि० प्र० ४४, काच- 
मूल्यत विक्रीतों हंत चितामणिमंया--शा० ११२ 
2. फदा, लटकता हुआ (अलमारी का) तख्ता, ज॒ए से 
बंधी हुई रस्सी जो बोझ को सहार ले 3. आंख का 
एक रोग, आंख को नाड़ी का रोग जिससे दृष्टि 
घ्‌धली हो जाय। सम०- घटी शीशे की झारी या 
जग,---भोजनम्‌ शीशे का पात्र,--मणिः स्फटिक, 
बिलोर,-- महूम्‌,---लवणम्‌,---संभवम्‌ काला नमक या 
सोडा । 


( २६३ ) 


गयनम्‌, काचनकम्‌ [कच्‌-| णिच्‌-+ल्यूटू, कन्‌ च) डोरी 
या फोता जिससे कागज़ों का बण्डलू या हस्तलिखित 
पत्र बाँधे जाते हैं--तृ० कचेल । 


काचनकिन्‌ (पुं०) [काचनक-|-इनि। हस्तलिखित ग्रन्थ क्ँ 


लेख । 
काचकः [कच्‌ +-ऊकञ्म्‌ बा०] 4. मुर्गा 2. चकवा । 


#हाजलम्‌ [ईपत्‌ कुत्सितं जलम्‌ --को: कादेश:] ।. थोड़ा : काण्ड:,--डम [ कंण्‌ +ड, दीघे:| . अनुभाग, अंश, खंड 


पानी 2. स्वादहीन पानी । क्‍ 
काञचन (वि०) (स्त्री०--नी। | काञच्‌ -| ल्यूट, स्त्रियां 
डीप्‌ | सुनहरी, सोने का बना हआ--तन्मध्ये च स्फ- 


टिकफलका काजञचनी वासयष्टि:-- मेघ ० (७ ९, काञउचनं 


अछताए-व्शा० ६५९ मत कार2२ ८ 
-“: (ग्राह्मम्‌) अमेघ्यादपि काञचनम 


। 


नम्‌ . सोना : 
लि ०२३२ ३१९ 


“८. प्रभा, दीप्ति 3. सम्पत्ति, धन-दौलत 4. कमल तन्तू, 


“नः 4. धतूरे का पौधा 2. चम्पक का पौधा । सम» 


“अड्भी सुनहरी रंगरूप की स्त्री-- भामि० २७२, 


“अबू: । स्त्री ० ) . सुनहरी ( पीली ) 


पुलह। तु० हि० ४॥११३ | 
. काञचनारः (लः) [काञ्चन--ऋ (अल ) 
का पेड़ | 


“ अण | कचनार 


काज्चि:, --ची (स्त्री ०)[काञ्च -|- इन्‌--कांचि -+डीप | स्त्री 
घृुघरुओं युक्त) मेखला या करधनी 


की (छोटे २ 


कन्दरः सोने की कान,--गिरिः मेरु नामक पहाड़, . 
भूमि 2. स्वण- 
रज,--सन्धि: समता के आधार पर दो दलों में हुई. 


_ उतावता नन्वनुमेयशोमि काञ्चीगुणस्थानमनिन्दि- 


जया:--कु० १२७, ३।५५, मेघ० २८ शि० ९३२, 


“१० ६४३ 2. दक्षिण भारत का एक प्राचीन नगर 


जो हिन्दुओं का एक पावन 
(सात नगरों के नामों के लिए दे० “अवन्ति' ) | सम० 
_पुरी,--नगरी . काँची (नगर) 2: “पदम्‌ कल्हा, 
नितम्ब । 

काडिजकम्‌, काडिजिका [कुत्सिका अज्जिका प्रकाशों यस्य-क्‌ 
पी अज्जू + ण्वूल - टाप इत्वम्‌ को: कादेश:| खटास से 
युक्त एक प्रकार का पेय, काँजी । 

काटुकस्‌ [कटुकस्य भाव:--अण ] खटास, अम्लता | 

काठ: [कठ्‌ -|-घज्ण | चट्टान, पत्थर ! 

काठिनम्‌,-न्यम [कठिन -!- अण्‌, ष्यञ्य वा। 3. कठोरता, 


जे श्र 


रता, निर्दयता, ऋरता । 


काण (वि०) [कण्‌ --घजा] . एक आँख वाला - अक्ष्णः 


काण:--सिद्धा ०, काणेन चक्षुपा कि वा---हि० प्र० 


नगर समझा जाता है 


: काण्डोल: [काण्डोल -- अण्‌ | नरकुर की बनी 


कार्णली [काण-- इल---अच्‌ --डीप] . असती या व्यभि- 
चारिणी स्त्री ।. अविवाहिता स्त्री। सम०- मात 
(१०) अविवाहिता माता का पुत्र, हरामी (तिरस्कार 
पूरक शब्द जो केवल सम्बोधन में प्रयुक्त होता है ) 
“कार्णीमात: अस्ति किचिच्चिक्तं यदुपलक्षयसि 
- मच्छ० १ | 
2. पोध का एक गाँठ से दूसरी गाँठ तक का भाग, पोरी 
3. डठल, तना, शाखा- लोलोत्खातमृणालकाण्डकवल- 
च्छेदेषु - उत्तर० ३॥१६, अमरू ९५, मनु० १४६, 
४८ 4. ग्रल्थ का भाग, जैसे कि किसी पुस्तक का 
अध्याय, जैसे रामायण के सात काण्ड 5. एक पृथक 
विभाग या वियय---उदा० ज्ञान", कर्म” आदि 6. झंड, 
हर, समृदाय 7. बाण 8. लम्बों हड्डी, भजाओं या 
पेरों की हडडो 9. बेत, सरकण्डा 0. छकड़ी, छाठी 
/[. पत्तों 42. अवसर, मौका 3. निजी जगह 
44. अनिष्ट कर, बुरा, पापमय (केवल समास के अन्त 
में) सम०-- कारः बाणों का निर्माता,-गोचर: लोहे का 
बाण,-पट:,>पटकः कनात, परदा शि० ५।२२,--- पात; 
तीर को मार, बाण का परास,--पृष्ठः 4. शस्त्रजीबी, 
सनिक 2. वैद्य स्त्री का पति 3. दत्तक पुत्र, औरस से 
भिन्न कोई अन्य पुत्र 4. (तिरस्कार सूचक शब्द) अधम 
कुल, जाति-धर्म या अपने व्यवसाय को कलंक लगाने 
वाला, कमीना, नमकहराम, महावी० ३ में शतानन्द ने 
जामदस्न्य को काण्डपृष्ठ' नाम से सम्बोधित किया ु 
[ स्वकुल पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुल ब्रजेत्‌, तेन दुश्च- 
रितेनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मृतः ),-- भंग: किसी अंग 
या हड्डी का टूटना--बीणा चाण्डाल की वोणा, 
एएसन्धिः ग्रन्थि, जोड़ (जैसे कि पौधे की कलरूम 
लगाना ) ,-- स्पष्ट: दस्त्रजीवी, योद्धा, सैनिक । 

काण्डवत्‌ (१०) [काण्ड--मतुप्‌ मस्य वः | धनुर्धारी । 

काण्डीर: [काण्ड --ईरन्‌ | धनुर्धारी (कई अवसरों पर यह 
'ब्द काण्डपृष्ठ शब्द को तरह तिरस्कार सूचक शब्द 
के रूप में प्रयुक्त होता है तु० महावी० ३ ) 

टोकरी, दे० 


'कण्डोल' | 


 कात्‌ (अव्य०) [कु त्सतम्‌ अतति अनेन कु--अत -+- क्विप्‌ 
केडापन-काटिन्यमुक्तस्तनम--श० ३॥११ 2. निष्ठ- , 


६२, मनु० ३।१५५ 2. छिद्रवाला, फटा हुआ (जैसे कि 


कोड़ी ) -- प्राप्त: काणवराटको5उपि न मद्रा 
मुच माम---भर्तृ ० ३४, फूटी कौड़ी । 
काणेय:,--र: [काणा--ढक, ढक वा] कानी स्त्री का पुत्र | 


तृष्णे्यना ' 


. कातर (वि०) 


की: कादेश: | तिरस्कार सूचक उद्गार, प्रायः कृ के 
ताथ, कात्कू अपमानित करना, तिरस्कार करना 
“7 यन्मयेश्वयंमत्तेन यूरु:ः सदसि कात्कृत:---भाग० । 

[ $पत्‌ तरति स्वकार्यसिद्धि गच्छति --त-- 
अच्‌ को: कादेश:--तारा० ] 4. कायर, डरपोक, हतो- 
त्साह - वर्जबन्ति च कातरान--पंच० ४४२, अमरू 
3, २०, ७५, रध० ११|७८ मेघ० '99 2. दुःखी, 
शोकान्वित, भयभीत--किमेव॑ कातरासि श० ४ 


( र६४ ) 


3. विक्षब्ध, विस्मित, उद्विग्ग--भतु ० १।६० 4. भय के 
कारण कांपने वाला (जैसे आँख का फरकना ) रघ्‌ ० 
२॥५२, अमरु ७९ । 

कातर्यम [कातर--ष्यञ्ज_] कायरता,--कातर्य केवला नीति: 
शौर्य इ्वापदचेष्टितम्‌्---रघु० १७।४७ । 

कात्यायन: | कतस्य गोत्रापत्यम्‌ू, कत--यञा_ --फक | . एक 
प्रसिद्ध वैवयाकरण जिसने पाणिनि के सूत्रों पर अनुप्रक 
वातिक लिखे हैं 2. एक ऋषि जिसने श्रौतसूत्र व गृह्य 
सूत्र की रचना की हँ-ययाज्ञ ० १।४ । 

कात्यायनी [कात्यायन-|-डीष्‌] 4. एक प्रोढ़ा या अधेड़ 
विघवा (जिसने लाल बस्त्र पहने हुए हों) 2. पार्वती | 
सम ०--पुत्र:,-- सुत: कातिकेय । 

काथड्चित्क (वि०) (स्त्री--की ) [कर्थंचित्‌--ठक्‌ | किसी 
न किसी प्रकार (कठिनाइयों के साथ ) सम्पन्न । 


काथिक: [कथा +- ठक | कहानी सुनाने वाला, कहानी-लेखक, 
कहानीकार । 

कादम्ब: [कदम्ब--अण्‌ ] . कलहस,-रघु ० १३।५५, ऋतु० 
४)९ 2. बाण--शि० १८।२९ 3. ईख, गन्ना 4. कदम्ब 
वक्ष--बम्‌ कदम्ब वृक्ष का फूल---रघु० १३॥२७ । 

कादम्बरम [कादम्ब--ला--क, लस्य र: | कदम्ब के फूलों 
से खींची हुई शराब--निषेव्य मधु माधवा: सरसमत्र 
कादम्बरम---शि० ४।६६,--री . कदम्ब वृक्ष के फूलों 
से खींची हुई शराब 2. शराब-कादम्बरीसाक्षिक प्रथम 
सौहृदमिष्यते--श ० ६ या कादम्बरीमदविघृ णितलोच- 
नस्य युक्‍तं हि. लाज्भलूभृत: पतन पृथिव्याम्‌--उन्ड्भूट 
3. मदमाते हाथी की कनपटियों से बहने वाला मंद 
4. सरस्वती की उपाधि, विद्यादेवी 5. मादा कोयल । 


कादम्बिनी (स्त्री०) | कादम्ब--इनि--डीप्‌ | बादलों की 
पंक्ति--मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी-- 
रस०, भामि० ४।९ | 

कादाचित्क (वि०) (स्त्री०-त्की ) | कदाचित्‌--ठअआ |] 
सांयोगिक, आकस्मिक । 

काद्रवेय: [ क॒द्रो: अपत्यम--कद्र ढक | एक प्रकार का 


सांप । 
काननस [ कन्‌+णिच्‌--ल्यूट ] . जहूगल, बाग--रघु ० 
१२।/२७, १३॥१८ मेघ० १८, ४२, काननावतनि 


--जहूगल को भूमि 2. घर, मकान | सम०-- अग्नि: 
जंगली आग, दावानल,---ओकस्‌ (प्‌०) . जंगलवासी 
2. बन्दर । ल्‍ 
कानिष्ठिकम्‌ | कनिष्ठिका---अण्‌ ] हाथ की सबसे छोटी 
(कन्नो) अंगूली, । 
कानिष्ठिनेय:,--यी | कनिष्ठा--अपत्यार्थे ठक, इनहझू च ] 
सबसे छोटी लड़की को सन्‍्तान । 
कानीन: [कन्याया: जात:ः--कन्या -अणू, कानीन्‌ आदेश | 
 अविवाहिता स्त्री का पृत्र--कानीन: कन्यकाजातो 


मातामहसुतो मत:--याज्ञ ०७ २१२९, मनु० ९१७२ 
में दी गई परिभाषा भी देखिए 2. व्यास 3. कर्ण । 

कान्‍त (वि०) [ कन्‌ (म)-+क्त | [. इष्ट, प्रिय, अभीष्ट, 
--अभिमतकान्तं क्रतूं चाक्ष॒पबं--मालवि० १, ४. 
2. सुखकर, रुचिकर-भीमकान्तेंनपगुण:--रघु० ११६ 
3. मनोहर, सुन्दर--सर्बः कान्तमात्मीयं पश्यति--श ० 
२,-उत्तः ॥. प्रेमी 2. पति -कान्‍्तोदन्‍्तः: सुहृदुपगत: 
सड्भमात्किचिदून:--मेघ० १००, शि० १०३, २९ 
3. प्रेमपात्र 4. चन्द्रमा 5. बसन्‍्त क्रतु 6. एक प्रकार 
का लोहा 7. रत्न (समास में सूर्य, चन्द्र और अयस्‌ के 
साथ ) 8. कातिकेय की उपाधि,--तम्‌ केसर, जाफ- 
रान, सम ०---आयसम्‌, चुम्बक, अयस्कान्त । 


कान्‍्ता [| कम्‌--क्त--टाप्‌ |] . प्रेमिका या लावण्यमयी 
स्‍त्री 2. गृह स्वामिनी, पत्नी--कान्तासखस्य शयनीय- 
शिलातल ते उत्तर० ३।२१, मेघ० १९, शि० १०, 
७३ 3. प्रियझग लता 4. बड़ी इलायची 5. पृथ्वी । 
सम ०--अड्प्रिदोहद: अशोक वृक्ष--दे ० अशोक । 

कान्तार:,--रम्‌ [कान्त-+-ऋ-[-अण्‌ ] . विशाल बियाबान 
जद्भल,--गहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते 
>>पंच० ४८१, भर्तृ० १॥८६ याज्ञ ७ २।६८ 
2. खराब सड़क 3. सूराख, छिद्र,--र: 4. लाल रग 
की जाति का गन्ना 2. पहाड़ी आबनूस । 

कान्ति: (स्त्री०) [ कम्‌-+-क्तिन्‌ | . मनोहरता, सौन्दय 
-मेघ० १५, अक्लिष्टकान्ति--श० ५, १९ 2. चमक, 
प्रभा, दीप्ति--मेघ० ८४ 3. व्यक्गित सजावट या 
श्रुड्भार 4. कामना, इच्छा 5. (अलं० शा० मे) 
प्रमोददीप्त सौन्दयं- (सा० द० शोभा और दीप्ति से 
कान्ति को इस प्रकार भिन्‍न बताता है --रूपयौवन- 
लालित्यं भोगाचर ज्भ भूषणम्‌, शोभा प्रोक्‍्ता सेव कान्ति- 
म॑न्मथाप्यायिता द्युति:, कान्तिरेवाति विस्तीर्णा दीप्ति 
रिव्यभिधीयते--१३०, १३१) 6. मनोहर या कमनीय 
स्‍त्री 7. दुर्गा की उपाधि ! सम०-कर (वि०) 
सौन्दय बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वालः,--द (वि० | 
सौन्दर्य देने वाला, अलंकृत करने वाला (दम) 
. पित्त 2. घी,--द,--दायक,--दायिन्‌ (वि० ) 
अलंकृत करने वाला,--भृत्‌ (१०) चन्द्रमा । 

कान्तिमत्‌ (वि०) [ कान्ति+मतुप्‌ | मनोहर, सुन्दर, भव्य 
कु० ४॥५, ५॥७१, मेघ० ३०--(१० ) चन्द्रमा । 

कान्दवम [ कन्दु--अण्‌ | लोहे की कढ़ाई या च्‌ल्हे में धुनी 

ई कोई वस्तु । 

कान्दविक (वि०) [ कान्दव--ठक्‌ | नानबाई, हलवाई । 

कान्दिशीक (वि०) [ कां दिशां यामीत्येवं वादिनो5थ ठक्‌, 
पृषो ० साधु: ] !. उड़ने वाला, भागने वाला, भगोड़ा 
--मुगजनः कान्दिशीक: संवृत्त: पंच० १॥२, (अतः, 
त्रस्‍्त, भयभीत -भामि० २।१७८ । 


( २६५ 


कान्यकुब्जः | कन्या कुब्जा यत्र--कन्याकुब्ज--अण्‌ पृषो० 
साधू: ] एक देश का नाम दे० “कन्याकुब्ज' । 

कापटिक (वि० ) (स्त्री ०---की) [ कपट-ठक्‌ ] . जाल- 
साज, बईमान 2. दुष्ट, कुटिल,---क: चापलूस, चाट- 
कार, पिछलग्ग । 

कापटचरम्‌ [ कपट-+ष्यञ | दुष्टता, जालसाजी, धोखा- 
देही । 

कापथ: [ कुत्सित: पन्‍था: ] खराब सड़क (शा० और 
आलं० ) 

कापाल:, कापालिक: | कपाल-|-अणू, ठक वा ] शैव सम्प्र- 

 दाय के अन्तगंत विशिष्ट सम्प्रदाय का. अनुयायी 

(वामाचारी ) जो मनृष्य की खोपड़ियों की माला 
धारण करते हे और उन्दी में खाते पीते हैं, पंच० 
००553, 


कापालिन्‌ (प०) [ कपाल-|-अण्‌ -|/ इनि ] शिव। 

कापिक (वि०) (स्त्री०--की) [| कपि--ठक्‌ ] बन्दर 
जेसी शक्ल सूरत का या बन्दरों की भांति व्यवहार 
करने वाला । 

कापिल ( वि० ) ( स्त्री ०---ली ) | कपिल-- अण |. कपिल 
से सम्बन्ध रखने वाला या कपिल का 2. कपिल द्वारा 
शिक्षित या कपिल से व्युत्पन्न,---ल: कपिल मनि द्वारा 
प्रस्तुत सांख्यदशन का अनयायी 2. भरा रंग । 

कापुरुष: [ कुत्सितः पुरुष:-- को: कदादेश: ] नीच घणित 
व्यक्ति, कायर, नराधम, पाजी--सुसन्तुष्ट: कापुरुष: 
स्वल्पकेनापि तुष्यति पंच० १।२५, ३६१ । 

कापेयम्‌ [ कपि-|-ठक ] . बन्दर की जाति का 2. बन्दर 
जसा व्यवहार बन्दर जैसे दांव पेंच । 

कापोत (वि०) (स्त्री०--ती) [ कपोत-|-अण्‌ ] भरे रंग 

. का, घूसर रंग का,--तस्‌ . कबूतरों का सम्‌ह 2. सुर्मा, 
--तः भूरा रंग । सम०-अंजनम आंखों में ऑँजने 
का सुर्मा । 

काम्‌ (अव्य०) आवाज देकर बुलाने के लिए प्रय॒क्त होने 
वाला अव्यय | 

 कामः [कम्‌--घधऊा |। कामना, इच्छा- सन्‍्तानकामाय-- 

रघु० २।६५, ३२।६७, (प्रायः तुमन्ननन्‍त के सांथ 

प्रयुक्त ) गन्तुकामः--जाने का इच्छुक--भग ० २।६२, 

मनु ० २।९४ 2. अभीष्ट पदार्थ --सर्वान्‌ कामान्‌ सम- 

इनुते--मनु० २।५ 3. स्नेह, अनुराग 4. प्रेमया 

विषम भोग की इच्छा जो जीवन के चार उद्देश्यों 

(पुरुषार्थ) में से एक हँ---तु० अर्थ और अर्थ काम 

5. विषयों से तृप्ति की इच्छा, कामुकता मनु० २।२१४ 

6. कामदेव 7. प्रद्यम्न 8. बलराम 9. एक प्रकार -का 

आप--भम्‌ . विषय, इच्छित पदार्थ 2. वीर्य, धात 

(हिन्दू पौराणिकता के अनुसार काम ही कामदेव है 

“वही कृष्ण व रुक्मिणी का पुत्र हें। उसकी पत्नी 
२४ 


ना. गम ना ध. आ..आ........त.......ुुुनततननरत--ताय'" नर... आाा..2...लललत--------.-माहााा "हा .................... ३... अर... ....... 2... अर. धरा 
बनाता “न गर-3-3- कक... ़ो् शाम गय.ुनर.. मो $न्‍ँधध धहऊऊ> ँ ऊिोोाीाा शव ओ तलाक गया "दरार गा" "रा" "नर "या "गा... ृन--गगूइ गाल. प................................... 2. ६2..2....... आरा." मेंस गाना "गत ना गन गगन +क तन... तय "रा"... आस... 
ना या. हे 


) 


रति है, जिस समय देवताओं को तारक के विरुद्ध यद्ध 


करने के निमित्त अपनी सेनाओं के लिए सेनापति की 
आवश्यकता हुई तो उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी 
जिससे कि शिव का घ्यान पार्वती की ओर आशक्रृष्ट 
हो, यही एक बात थी जो राक्षसों का काम तमाम 
कर सकती थी। कामदेव ने इस बात का बीड़ा 
उठा लिया परन्तु शिव ने अपनी तपस्या के विध्न से 
क्रद्ध हो अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से काम को भस्म 
कर दिया । उसके पश्चात्‌ रति की प्रार्थना पर शिब 
ने कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने की अनुमति 
दे दी । उसका घनिष्ठ मित्र वसन्‍्त क्रतु और पत्र 
अनिरुद्ध है, वह धनुर्बाण से सुसज्जित हैं--भ्रमरपंक्ति 
ही उसके धनुष की डोरी हँं--और पांच विविध 
पौधों के फूल ही उसके बाण हैं )। सम--अग्नि . प्रेम 
की आग, प्रचंड प्रेम 2. उत्कट इच्छा, कामोन्माद, 
“संदीपनम्‌ . कामाग्नि को प्रज्वलित करना 2. कोई 
कामोह्ीपक पदार्थ,-अछुकुशः 4. अंगुली का नाखून 
2. पुरुष की जननन्द्रिय, लिग--अहृुगः आम का वक्ष, 
--अध्ग्कार: प्रेम या इच्छा का प्रभाव,--अधिष्ठित 
(वि०) प्रेम के वशीभूत,--अनलः देखो 'कामार्नि', 
- अँध (वि०) प्रेम या कामोन्माद के कारण अन्धा, 
(-“धः) कीयल ,--- अंधा कस्तूरी,--अन्विन (वि०) 
जब इच्छा हो तभी भोजन पाने वाला,--अभिकाम 
(वि०) कामुक, कामासक्त,--अरण्यम प्रमोद वन या 
सुहावना उद्यान,--अरि शिव की उपाधि,--अर्थिन 
(वि०) श्यंगार प्रिय, विषयी, कामासक्त,--- अवतार: 
प्रयु म्त,-- अवसाय: प्रणयोन्माद या काम का दमन, 
वराग्य--अशनम्‌ . जब चाहे तब भोजन करना, 
इच्छानुकूल खाना 2. अनियन्त्रित सुखोपभोग,--आतुर 


(वि०) प्रेम का रोगी, काम वेग के कारण रुग्ण 


--कामातुराणां न भय॑ न लज्जा--सुभा ०,---आत्मज: 
प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विशेषण--आत्मन (वि०) 
विषयी, कामुक, आसक्त--मनु० ७।२७,-- आयधम्‌ 
. कामदेव का बाण 2. जननन्द्रिय (धः:) आम का 
वक्ष--आयुः (पुं०) . गिद्ध 2. गरुड़,---आते (वि०) 
प्रेम का रोगी, कामाभिभत--कामार्ता हि प्रक्ृति- 
कृपणाइचेतनाचेतनेषु--मेघ० ५,--आसक्त (वि०) 
प्रेम या इच्छा के वशीभत, कामोन्मत्त, कामासक्त, 
--ईप्सु (वि०) अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए 
सचेष्ट,---ईश्वरः . कुबेर का विशेषण 2. परमात्मा, 
--उदकम्‌ . जल का एच्छिक तर्पण 2. विधि द्वारा 
विहित अधिकारियों को छोड़ कर दिवंगत मित्रों का 
जल से एंच्छिक तर्पण--याज्ञ ० ३।४,--- उपहत (वि०) 
कामोन्माद के वशीभूत, या प्रणय रोगी,--- कला काम 
की पत्नी रति,--काम-कामिन्‌ (वि९) प्रेम या 


( २६६ 


कामोन्माद के अधिदेशों का अनुयायी,--कार (वि०) 
इच्छानकल काम करन वाला, अपनी कामनाओं में 
लिप्त रहने वाला (-रः) 7. ऐच्छिक कार्य, स्वतः 
सस्‍्फत कम--मनु ० ११।४१, ४५ 2. इच्छा, इच्छा 
का प्रभाव--भग ० ५१११,--कटः . वेश्या का प्रेमी 
2. वेश्यावत्ति,--कृत (वि०) . इच्छानसार समय 
पर काये करने वाला, इच्छानकल कार्य करने वाला 
2. इच्छा को पूरी करन वाला, (प्‌०) परमात्मा, 
--कैलि वि०) कामासक्त (लिः) ॥. प्रेमी 2. संभोग 
--क्रीडा !. प्रेम की रंगरेली, श्लृंगारी खेल 2. संभोग, 
--ग (वि०) इच्छानुकूल जाने वाला, इच्छानुसार 
आने जाने या कार्य करन के योग्य (-गा) असती तथा 
काम्‌क स्त्री-झयाज्ञ ७ ३।६,-मगति (वि०) अभीष्ट 
स्थान पर जान॑ के योग्य--रघ० १३।॥७६,-गणः 
. प्रणयोनन्‍्माद का गृण, स्नेह 2. संतृपष्ति, भरपूर 
सुखोपभोग 3. विषय, इन्द्रियों को आक्ृष्ट करन वाले 
पदार्थ--चर---चार (वि०) विना किसी प्रतिबंध 
के स्वतंत्र रूप से घमन वाला, इच्छानकल भ्रमण 
करने वाला--कु० १।५०,-चार (व्वि०) अनियंत्रित, 
प्रतिबंधरहित (-र:) !. अनियन्त्रित गति 2. स्वतंत्र 
या स्वेच्छापवंक काये, स्वेच्छाचारिता-- न कामचारो 
मयि शडुनीय:---रघ० १४६२ 3. अपनी इच्छा या 
अभिलाषा, स्वतंत्र इच्छा, कामचारानज्ञा--सिद्धा ० 
मन्‌ ०, २।२२० 4. विषयासकिति 5. स्वार्थ,--चारिन्‌ 
(वि०) . बिना किसी प्रतिबंध के घ॒मने वाला 
>-मेघ० ६३ 2. कामासक्त, विषयी 3. स्वेच्छाचारी 
(पूं०) . गरुड़ 2. चिड़िया,--ज (वि०) इच्छा या 
कामोन्माद से उत्पन्त--मन० ७॥४६, ४७, ५० 
>-जित्‌ (वि०) कामोन्माद या प्रेम को जीतने वाला 
--रघु ० ९।३३, (पृं०) . स्कंद की उपाधि 2. शिव 
>>ताल: कोयल,-- द (वि०) इच्छा पूरी करने वाला 
प्राथना स्वीकार करन वाला,--दा --+कासधन ,-- दर्शन 
(वि०) मनोहर दिखाई देन वाला,--दुघ (वि०) 
अपनी इच्छाओं को दोहन वाला, अभीष्ट पदार्थों को 
देने वाला--प्रीता कामद्धा हि सा--रघु० १८०, 
२।६३, मा० ३।११,--दघा- दृह (स्त्री० सब 
इच्छाओं को पूरा करने वाली काल्पनिक गाय--भग० 
१०।२८,--दती मादा कोयल,--<देव: प्रेम का देवता 
“>“घेनः (स्त्री०) समद्धि की गौ, सब इच्छाओं को 
पुरा करने वाली स्वर्गीय गाय,--ध्वंसिन्‌ (पूं०) शिव 
की उपाधि,--पति,--पत्नी (स्त्री०) कामदेव की 
स्‍त्री रति,--पाल: बलराम,--प्रवेदनम अपनी इच्छा, 
कामना या आशा को अभिव्यक्त करना -कच्चित्‌ 
कामप्रवेदन--अमर०,--प्रइन: अनियन्त्रित या मुक्त 
प्ररन--फल: आम के वक्ष की एक जाति,--भोगा: 


) 


(ब.व.) विषयोपभोग में तप्ति,--महः चंत्रपृणिमा को 
मनाया जानें वाला कामदेव का पव,--मढ़--मोहित 
(वि०) प्रेमप्रभावित या प्रेमाकृष्ट--उत्तर० २।५, 
--रसः वीयंपात,--रसिक (वि०) कामासक्त, कामाते 
-क्षेणमपि यवा कामरसिक:--भतं ० ३।११२,--रूप 
(वि०) . उच्छानकल रूप धारण करने वाला 
--जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मघोनः मेघ० 

2. सुन्दर, सुहावना (--पाः) (ब० व०) बंगाल के पूव 
में स्थित एक जिला (आसाम का परिचिमी भाग) 
-7रंघ० ४।८०, ८४,--रेखा,--लेखा वेश्या, रंडी 
- लता पुरुष को जननेंद्रिय, लिग,--लोल (वि०) 
कामोन्मत्त, प्रेम का रोगी,--वरः इच्छानकल चना 
हुआ उपहार,--वल्छभः . वसन्‍्त क्रतु 2. आम का 
वक्ष (--भा) ज्योत्स्ता, चाँदनी,--बश (वि०) प्रेम- 
म॒ग्ध, (श्ाः) प्रेम के वशीभत होना,-- वश्य (वि०) 
प्रमासक्त,--वाद (वि०) इच्छानसार कुछ भी कहना 
मनमाना कहना,--विहुंत (वि०) इच्छाओं का हनन 
करन वाला,--वत्त (वि०) विषय वासना में लिप्त 
स्वेच्छाचारी7 व्यसनासक्त--मनू्‌ठ ५।१५४,---वक्ति 
(वि०) इच्छानमप्तार काम करने वाला, स्वेच्छाचारी 
स्वतंत्र--न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते कु० ५८२, 
(स्त्री०--त्ति:) . म॒क्‍त अनियंत्रित कार्य 2. मन की 
स्कतंत्रता,--वद्धि: (स्त्री० ) कामेच्छा में वद्धि,-- वन्तम्‌ 
प्रंगवल्ली का फल,--शरः: . प्रम का बाण 2. आम 
का वक्ष,--ज्ञास्त्रम प्रमधिज्ञान रतिशास्त्र,-- संयोग 
अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति,-- सल्ल: वसन्‍्त ऋतु,--सु 


(वि०) इच्छा को पूरा करत वाला-रघ्‌ ० ५॥३३, 
-सत्रम वात्य्यायतमनिकृत रतिशास्त्र,- हतुक 
(वि०) बिता वास्तविक कारण के केवल इच्छामात्र 
से उत्पन्न--भग० १६।८ 


कामत: (अव्य० ) [ काम-।- तसिल |] !. स्वेच्छा से, इच्छा- 


पृवक 2. अपनी इच्छा से, ज्ञानपृवक, इरादतन, 
जानबझ कर---मन्‌ ० ४॥ १३०,--पदास्पृष्ट च कामत 
>5सयीज्ञ ० १।१६८ 3. प्रमावेश मं, भावनावश, कामक- 
तावश--मन ० ३।१७३ 4. इच्छाप्‌वंक, स्वतन्त्रता से 
बिता क्विसी नियन्त्रण के । 


कामन (वि०) [ कम्‌+णिकू--यच्‌ ]) कामासक्त, कामा- 


तुर,--नम्‌ चाह, कामना,--ना कामना, इच्छा । 


कामनीयम्‌ [ कमनीयस्य भाव:--अण्‌ | सौन्दय, आकपं- 


कंता । 


कामन्धमिन (पृं०) [ काम यथेष्ट धमति--काम--ध्मा 


+॑णिनि, धमादेश: म्‌म्‌ च नि० ] कसेरा, ठठेरा । 


कामम्‌ (अव्य०) [कम --णिडझु--अम्‌ | 4. कामना या रुचि 


के अनुसार, इच्छानसार, कामड्रामी 2. सहमतिपृवंक 
चाहना--मृद्रा० १२५ 3. मन भर कर-उत्तर० 


( २६७ 


) 


२३।१६ 4. इच्छापूर्वक, प्रसन्‍नता के साथ--शा० ४|४ | काम्बरः [ कम्बलेन आवृतः--कम्बल---अण्‌ ] ऊनी कपड़े 


5. अच्छा, बहुत अच्छा (स्वीकृतिबोघक अव्यय ) 


या कंबल से ढकी हुई गाड़ी । 


ऐसा हो सकता हैं कि--मनागनमभ्यावत्त्या वा कामं | काम्बविक: [ कम्ब्‌ --ठक | शंख या सीपी के बने आभषणों 


क्षाम्यतु यः क्षमी--शि० २।४३ 6. मान लिया (कि) 


का विक्रेता, शंख या सीपी का व्यापारी 


यह सच हूँ कि, निस्सन्देह (प्रायः इसके पश्चात्‌ तु | काम्बोज: [ कम्बोज-|-अण्‌ | 4. कंबोज देश का निवासी 


'तथापि' का प्रयोग होता हैं ) -- काम न तिष्ठति मदा- 
ननसंम खी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्या: श० 


“मन ० १०।४४ 2. कंबोज का राजा 3. पुन्नाग वक्ष 
4. कंबोज देश के घोड़ों की एक जाति । 


१३१, २।६, रपु० ४१३, ६॥२२, ११७५, मा० । क्ाम्य (वि०) [ कम्‌-]-णिड--यत | वांछनीय, इच्छा के 


९।३४ 7. बशक, सचम्‌च, वास्तव मं,-रघु० २॥४३ 
(बहुधा अनिच्छा या विरोध निहित रहता हैं) 
8. अधिक अच्छा, चाहे (प्राय: “न के साथ )-काममा- 
मरणात्तिष्ठद गृहे कन्यत॑मत्यपि, न चंवनां प्रयच्छत्त 
गगणगहीनाय कहिचित्‌ू--मन्‌ ० ७।८९ | 
कामयमान, । (वि०) [कम्‌--णिझू-+-शानच्‌, पक्ष म्‌क 
कामयान, | तृच्‌ वा। कामासक्त, कामुक--रघु० १९।५० 
कामयित _/श० ३। 


कामल (वि०) [कम्‌+णिझ-+-कलरूच्‌ | कामासक्त, कामुक 
++-ल:ः 4. वसन्त ऋतु 2. मरुस्थल । 

कामलिका [कमल--कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ | मादक शराब । 

कामवत्‌ (वि०) [काम--मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ | 4. इच्छुक, 
चाहने वाला 2. कामासक्त । 

कामिन्‌ (वि० ) (स्त्री ०-नी ) [कम्‌--णिनि] 4. कामासक्त 
2. इच्छुक 3. प्रेमी, प्रिय, - (पृ०) . प्रंम करने वाला 
काम्‌क (स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान देने वाला) 


उपयक्त---सुधा विष्ठा च काम्याशनम--श० २।८ 
2. ऐच्छिक, किसी विशेष उद्देशय से किया गया (विप० 
नित्य ) --अन्ते काम्यस्य कमंण:---रघु० १०।५०, मनु ० . 
२।२, १२।८९, भग० १८।२ 3. सुन्दर, मनोहर, 
लावण्यमय, खूबसूरत---नासो न काम्य:--रघु० ६। 
२०, उत्तर० ५११२,--म्या कामना, इच्छा, इरादां 
-प्राथना ब्राह्मणकाम्या-मच्छ ० ३, रघ० १।३५, भग० 
१०।१। सम ०--अभिप्रायः स्वार्थनिहित प्रयोजन 
“करन (नप्‌ ०) किसी विशेष उददेश्य तथा भावी 
फल को दृष्टि से किया गया धर्मानष्ठान,--गिर 
(स्त्री०) रुचि के अनुकल भाषण,--दानम व. स्वी 
कार करन योग्य उपहार 2. स्वतंत्र इच्छा से दिया 
गया उपहार, एंच्छिक भेंट,-- मरणम्‌ स्वेच्छापूर्वक 
मरना, आत्महत्या,-- ब्रतम एच्छिक ब्रत । 


काम्ल (वि०) [ कु ईषत्‌ अम्ल:--कोः कादेश: | कुछ 


थोड़ा खट्टा, ईषदम्ल । 


>-त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धीयते कामिजनसार्थ:---श० काय:,.-यम ॥ चीयते5उस्मिन अस्थ्यादिकमिति काय चि र- 


३, त्वां कामिनो मदनदूतिम्‌दाहरन्ति--विक्रम ० ४।१ १, 
अनरु २, मालवि० ३।१४ 2. जोरु का ग्लाम, 
3. चकवा 4. चिड़िया 5. शिव की उपाधि 6. चंद्रमा 
7. कबृतर,--नी . प्रम करने वाली, स्नहमयी, प्रिय 
सत्री--मनु ० ८।११२ 2. मनोहर और सुन्दर स्त्री--- 
उदयति हि शशांक: कामिनीगण्डपाण्ड:---मच्छ ० १।५७ 
केषां नंषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय--प्रस ० १। 
२२ 3. सामान्य स्त्री --मृगया जहार चतुरेव कामिनी 
-“- रघृ० ९|६९, मेघ० ६३, ६७, ऋतु० १।२८ 
4. भीरु स्त्री 5. मादक शराब । 


कामुक (वि०) (स्त्री०--का,--की ) [ कम्‌+उकझा_ _] 
. कामना करता हुआ, इच्छुक 2. कामासक्त, कामातुर 
--कः 7. प्रमी, कामातुर--काम॒क: कुम्भीलकइच परि- 
हतेव्या चन्द्रका--मालवि० ४, रघृु० १९।३३, कऋृतु० 
६।९ 2. चिड़िया 3. अशोकवंक्ष --का) धन की 
इच्छक स्त्री (--की ) कामातुर या कामासकत स्त्री । 
कास्पिलल:, काम्पील: [ कम्पिला नदी विशेषः तस्या: अदूरे 
भव:--कम्पिला ---अण्‌ "| काम्पिल-|- अरम नि० साध 
म्पिला-अण्‌ नि० दीघ:, | एक वक्ष का नाम--मा ० 
९।२१ । 


धज्ण , आदे: ककार: | 4. शरीर--विभाति काय: करु- 
णापराणां परोपकारन तु चन्दनन--भतं० २॥७१, 
कायन मनसा बद्धचा--भग० ५११ इसी प्रकार 
कायन, वाचा, मनसा आदि 2. वक्ष का तना 3. वीणा 
का शरीर (तारों को छोड़कर वीणा का ढाँचा) 
4. सम्‌ दाय, जमघट, संचय 5. मलरूधन, पंजी 6. घर 
आवास, वसति 7. कुंदा, चिह्न 8. नैसगिक स्वभाव 
यम्‌ (तीथ के साथ या तीर्थ! के बिना) अंग- 
लियों से नीचे का हाथ का भाग, विशेषकर कछन्नो 
अंग्ली (यह अंगली प्रजापति के लिए पावन मानी 
जाती ह--और “प्रजापति तीर्थ! कहलाती हँ--तु०» 
मनु० २।५८,५९ ),--यः आठ प्रकार के विवाहों में से 
एक जिसे “प्राजापत्य' कहते हँ--याज्ञ ७ १।६०, मन ० 
३।३८ । सम०--अग्नि: पाचनशक्ति,---क्लेश: शरीर 
का कष्ट या पीड़ा,-- चिकित्सा आयवेंद के आठ 
विभागों में से तीसरा, समस्त शरीर में व्याप्त रोगों 
की चिकित्सा,--मानम्‌ शरीर की माप,---वलूनम 
कवच,--स्थ: 4. लेखक जाति (झक्षत्रियपिता और 
शूद्र माता की संतान) 2. इस जाति का पुरुष-कायस्थ 
इति लघ्वी मात्रा-मुद्रा ० १, याज्ञ ० १।३३६ मच्छ० ९, 


( २६८ ) 


(स्त्री०--सथा) 4. कायस्थ जाति की स्त्री 
2. आंवले का व॒क्ष (स्त्री ०--स्थी) कायस्थ की पत्नी, 
“स्थित (वि०) शरीरगत, शारीरिक । 


कायक (स्त्री ०--थिका ), कायिक (स्त्री०--की) (वि०) 


+कीय-वुच्य, स्त्रियां टापू, इत्वमू--काय--ठक 
स्त्रियां डीप | शरीर संबंधी, शारीरिक, शरीर विष- 
यक--कायिकतप:--मनु ० _ १२।८,--का ब्याज (धन 
के उपयोग के बदले में जो कुछ दिया जाय) । सम० 
“वृद्धि: (स्त्री०0) घरोहर रकक्‍्खे हुए किसी पश या 
वाणिज्य-सामग्रों के उपयोग के बदले मजरा दिया 
गया ब्याज 2. एसा ब्याज जिसकी अदायगी से 
मूलधन पर कोई प्रभाव न पड़े, धरोहर रक्‍्खे हुए पश 
को उपयोग म लाना । 


कार (वि०) (स्त्री ०-रो) [क्--अण्‌, घआ वा] (समास 


के अन्त में) बनाने वाला, करने वाला, सम्पादन करन 
वाला, काय॑ करने वाला, निर्माता, कर्ता, रचयिता 
“:ग्रंथकार:-- रचयिता, कुंभकार:, स्वर्णकारः: आदि, 
“7रः 4. कृत्य, काय जैसा कि 'पुरुषकार' में 2. किसी 
एसी ध्वनि या शब्द को प्रकट करने वाला पद जो 
विभक्ति चिह्न से युक्त न हो जैसा कि अकार,-मन्‌ ० 
२१७६, १२६, ककार, फ्त्कार आदि 3. प्रयास, चेष्टा 
शि० १९।२७ 4. घामिक तय 5. पति, स्वामी, 
मालिक 6. संकल्प 7. शक्ति, सामथ्यं 8. कर या चंगी 
9. हिम का ढर 40 हिमालय पर्वत । सम०---अवर: 
एक मिश्रित या नीचजाति का पुरुष जो निषाद पिता 
व वदेही माता से उत्पन्न हुआ--तु० मन्‌० १०।३६, 
एकर (वि०) कारये करने वाला, अभिकर्ता,-भ: 
च्‌गीधर । 


कारक (वि० ) (स्त्री ०--रिका) [कृ--ण्वल] (प्रायः समास 


के अन्त में) 4. बनान वाला, अभिनय करने वाला, 
करने वाला, सम्पादन करने वाला, रचने वाला, कर्ता 
आदि--स्वप्नस्य कारक:--याज्ञ ७ ३।१५०, २।१५६, 
वर्णसंकरकारक:--भग ० १।४२, मनु० ७।२०४ पंच० 
५।३६ 2. अभिकर्ता--कम्‌ । (व्या» में) संज्ञा और 
क्रिया के मध्य रहने वाला संबंध (या संज्ञा और उससे 
संबद्ध अन्य शब्द) इस प्रकार के कारक गिनती म॑ 
छः: ह जो 'सबंधकारक' को छोड़कर शंब विभक्क्तियों 


से संबद्ध हें १. कर्ता २. कर्म ३. करण ४. सम्प्रदान | 


५. अपादान और ६. अधिकरण 2. व्याकरण का वह 
भाग जो इनके व्यवहार को बतलाता हैं -अर्थात्‌ 
वाक्य रचना या कारक-प्रकरण । सम०--दीपकम्‌ 
(अलं० शा० म) एक अलंकार जिसमें एक ही 
कारक उत्तरोत्तर अनेक क्रियाओं से संयक्त हो--उदा ० 
“खिद्यति कूणति वेल्लति विचलति निमिषति विलोक- 
यति तियक्‌, अन्तनदति चूम्बितुमिच्छति नवपरिणया 


वधू: शयनं--काव्य ० १०,--हेतु: क्रियात्मक या क्रिया- 
परक कारण (विप०» ज्ञापक हेतु) । 

कफारणम्‌ [क--णशिच्‌--ल्यूट | 4. हेतु, तके --कारणकोपा: 
कुटुम्बिन्य:-मालवि० १।२८, रघृ० १७४, भग० १३। 
२६१ <. आधार, प्रयोजन, उहेश्य--कि पुन: कारणम्‌- 
महा ०, याज्ष० २२०३, मनु० ८।३४७, कारणमानषीं 
तनुम्‌ू--रघु० १६।२२ 3. उपकरण, साधन--औाज्ञ ० 
२।२० ६५ 4. (न्या० द० में) वह कारक जो निश्चित 
रूप से किसी फल का पृव॑वर्ती कारण हो, या 'मिल' के 
मतानुसार---पूव॑ वर्ती कारण या उनका समूह जिन पर 
कार्य निश्चित रूप से, बिना किसी लागलपेट के निर्भर 
करता हैं; नैयायिकों के मतानसार इसके तीन भेद 
ह:-- (क ) समवायि (घनिष्ठ और अन्तहिंत ) जंसा 
कि कपड़े का कारण तन्‍्तु,--धागे (ख) असमवायि 
(जो न तो घनिष्ठ हो न अन्तहिंत) जैसा कि कपड़े 
के लिए तन्तुओं का संयोग (ग) निमित्त (उपकरणा- 
त्मक) ज॑सा कि कपड़े के लिए जूलाहे की खड़डी 
»- जननात्मक कारण--सृष्टिकर्ता, पिता,-कु० ५॥८१ 
0. तत्त्व, तत्त्व-सामग्री-याज्ञ ७ ३३१४८, भग० १८।१३ 
7. किसी नाटक या काव्य का मूल या कथावस्तु आदि 
8. इन्द्रिय 9. शरीर 40 चिह्न, दस्तावेज, . प्रमाण या 
अधिकार-पत्र--मनु ० ११८४ 44 जिसके ऊपर कोई 
मत या व्यवस्था निर्भर करती है। सम०--उत्तरम्‌ 
विशेष तर्क, अभियोग के कारण को मुकरना (स्वीकार 
न करना), आरोप को सामान्यतः मान लेना परन्तु 
वास्तविक (वध) तथ्य को अस्वीकृत कर देना,---कार- 
णम्‌ प्रारभिक या प्राथमिक कारण, अणु,--गण: कारण 
का गुण,--भूत (वि०) [. जो कारण बना हो 2. 
कारण बनने वाला,--माल्‍ला एक अलंकार “कारणों की 
श्वखला --यथोत्तर॑ चेत्पूव॑ स्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता, तदा 
कारणमाला स्यात्‌ू-काव्य ० १०---उदा० भग० २।६२, 
९२, सा० द० ७२८,--वादिन्‌ (पूं०) अभियोक्‍ता, 
वादी, --बारि (नपुं०) सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न म्‌ल 
जल,---विहीन (वि०) विना कारण के,--शरीरम्‌ 
(वेदान्त द०) शरीर का आन्तरिक बीजारोपण, मूल- 
सूत्र, या कारणों की रूपरेखा । 


कारणा | कृ--णिच्‌ --यूच्‌--टापू ) 4. पीड़ा, वेदना 
2. नरक में डालना । 

कारणिक (वि०) [कारण--ठक्‌ ] 4. परीक्षक, निर्णायक 
2. कारण परक, नैमित्तिक /! 

कारण्डव: | रम्‌--ड-८- रण्ड:, ईषत रण्ड:--कारण्ड: त॑ 
वाति--वार--क ] एक प्रकार की बत्तख--तप्तं 
वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डव: सेवते--.विक्रम ० 
२।२२। 

कारन्धमसिन्‌ (१०) [कर एवं कार:, तं धमति, कार-|- ध्मा 


( 


-+-इनि पृषो ० | !. कसेरा 2. खनिज विद्या को जानने 
वाला । 

कारव: [का इति रवो यस्य ब० स० | कौवा । 

कारस्कर: [कारं करोति--कार--क-ट, सुट | किपाक 
वक्ष ! 

कारा [कीयते क्षिप्यते दण्डाहों यस्थाम--%-/-अछू, गृणः, 
दीघं: नि० | . कारावास, बन्दीकरण 2. जेलखाना, 
बन्दीगृह 3. वीणा का गर्दन के नीचे का भाग, तृंबी 
4. पीडा, कष्ट 5. दूती 6. सोने का का करने वाली 
स्‍त्री। सम०--अगारम,--गहस्‌-वेइमसन बन्दीघर, 
जेलखाना--कारागृहे निजितवासवेन लड्डेश्वरेणोषित- 
माप्रसादात्‌ू--रघ्‌ ० ६४०, शा० ४॥१०, भर्तें० ३।२१, 
“गुप्त: बन्दी, कंदी,--पाल: बन्दीगृह का रखवाला, 
कारागार का अधीक्षक । 

कारिः (स्त्री०) [कृ+इज्य | काये, कर्म, (प्‌ ०-सरत्री ०) 
कलाकार, शिल्पकार । 
कारिका [ कृ+ण्वूल--टापू, इत्वम्‌ | 4. नतंकी 
2. व्यवसाय, धंधा 3. व्याकरण, दर्शन तथा विज्ञान से 
संबद्ध काव्य, या पद्म संग्रह--उदा०, (व्या० पर) 
भतृहरि की कारिका, संख्यकारिका 4. यन्त्रणा, 
यातना 5. व्याज । 

कारोषम्‌ [ करीष-अण्‌ | सूख गोबर की करसियों का 
ढेर । 

कारु (वि०) (स्त्री०--रू) [ कृ+अण्‌ | . निर्माता, 
कर्ता, अभिकर्ता, नौकर 2. कारीगर, शिल्पकार, 
कलाकार--कारुभि: कारितं तेन कृत्रिम स्वप्नहेतवे 
>जविद्धशा० १।१३, इति सम सा कारुतरेण लेखित॑ 
नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते--ने ० १३८, याज्ञ० 
२।२४९, ११८७, मनु० ५११२८, १०१२, (वे ये 
हं--तक्षा च तन्त्रवायरच नापितो रजकस्तथा, पंचम- 
इचम का रइच कारव: शिल्पिनो मता: । )-र:--देवताओं 
के शिल्पी विश्वकर्मा 2. कला, विज्ञान। सम० 
>5चोरः सेंध मारने वाला, डाक. --जः . शिल्प से 
बनी कोई बस्तु, शिल्पकम द्वारा निर्मित वस्तु 2. युवा 
हाथी या हाथी का बच्चा 3. पहाड़ी, बमी 4. फन, 
झाग । 


कारुणिक (वि०) (स्त्री ०---की) | करुणा-|-ठक्‌ | दयाल, 
कृपाल, सदय--नागा० १।१ । 

कारुण्यम्‌ [ करुणा-+ष्यझा | दया, कृपा, रहम--कारुण्य- 
मातन्यते--गीत ० १, करिण्य: कारुण्यास्पदम्‌ --भामि० 
१।१। 

काकइयम [| ककश--ष्यञजा ] 4. कठोरता, रूखापन 
2. दृढ़ता 3. ठोसपन कड़ापन, शि० २।१७ पंच० 
१।॥१९० 4. कठोरहदयता, सरूती, क्ररता--काकर्य 
गमितेषपि चेतसि--अमरू २४ । 


२६९ ) 


कातंवीये: [ कृतवीय-[-अण्‌ | क्वृतवीय का पुत्र, हैहय देश 
का राजा, जिसकी राजघानी माहिष्मती नगरी थी 
(पूजा के फलस्वरूप उसने दत्तात्रेय से कई वर प्राप्त 
किये जैसे कि हजार भजायें, स्वर्णमय रथ जो 
इच्छानुसार जहाँ चाहे जा सकता था, न्याय द्वारा 
अनिष्ट निवारण की शक्ति, दिग्विजय, शत्रओं द्वारा 
अपराजयता आदि (तु० रघ्‌ ० ६३९) । वायूपुराण के 
अनुसार धर्म तथा न्याय पूवेंक उसने ८५००० वर्ष तक 
राज्य किया तथा १०००० यज्ञ किए। वह रावण 
का समकालीन था, उसने रावण को अपनी नगरी के 
एक कोने में पश्ुु की भाँति बन्दीखाने में डाल दिया 
“एछु० रघृ० ६।४०, कारतंवीय को परश्राम ने मार 
डाला, क्योंकि वह परशुराम के पूज्य पिता जमदग्नि 
की कामध न्‌ को उड़ा कर ले गया था। कातंबीय॑ 
को सहस्नाजून भी कहते हैं) । 

कातस्वरम्‌ [ कृतस्वर-|-अण्‌ | सोना,--स तप्तकात॑स्वर- 
भासुराम्बरः--शि० १।२०, दंडन---का० ८२ । 

कार्तान्तिक: [ कृतान्त--ठक |] ज्योतिषी, भाग्यवक्ता-कार्ता- 
न्तिको नाम भूत्वा भुवं बश्राम--दश० १३० । 

कातिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ कृत्तिका ---अण | कार्तिक 
मास से संबंध रखने वाला--रघ्‌ू ० १९।३९,---क: 
. वह महीना जब कि पूरा चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र के 
निकट रहता है (अक्तूबर-नवम्बर महीना) 2. स्कन्‍्द 
का विशेषण, (--को ) कातिक मास की पृण्णिमा । 

कातिकेय: [ कृत्तिकानामपत्यं ढक्‌ |] स्कन्द (क्योंकि 
उसका पालन-पोषण छः: क्ृत्तिकाओं द्वारा हुआ था) 
भारतीय पोराणिकता के अनुसार कार्तिकेय यूद्ध का 
देवता हैं, शिव जी का पुत्र है, (परन्तु उसके जन्म में 
किसी स्त्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं हैं) उसके जन्म 
के विषय में बहुत सी परिस्थितियों का उल्लेख मिलता 
है । शिव ने अपना वीय॑ अग्नि में फेंका (जो कि 
कबृतरी के रूप में शिव के पास गई जब कि वह 
पावती के साथ सहवास का सुखोपभोग कर रहे थे) 
जिसने इसे सहन न करने के कारण गंगा में फेंक 
दिया (इसीलिए स्कन्द को अग्निभू या गंगापृत्र भी 
कहते हैं) । उसके पश्चात्‌ यह छः क्तत्तिकाओं (जब 
बह गंगा में स्नान करने गई) में संक्रांत कर दिया 
गया। फलस्वरूप वह सब गर्भवती हुईं और प्रत्येक 
ने एक-एक पृत्र को जन्म दिया परन्तु बाद में इन छ: 
पत्रों को बड़े रहस्यमय ढंग से जोड़ कर एक कर 
दिया गया, इस प्रकार वह छः: सिर, बारह हाथ तथा 
बारह आँखों वाला असाधारण रूप का व्यक्ति बना 
(इसीलिए उसे कार्तिकेय, षडानन या षण्मख कहते 
हैं) । दूसरी कहानी के अनुसार गंगा ने शिव के 
वीय की सरकडों में फेंक दिया, इसी कारण उसे शर 


( २9० 


वनभव या शरजन्मा कहते हैं। कहते हैं कि उसने 
क्रोंच पहाड़ को विदीर्ण कर दिया इसीलिए वह क्रौंच- 
दारण कहलाता हैं। एक शक्तिशाली राक्षस तारक 
के विरुद्ध युद्ध में वह देवताओं की सेना का सेनापति 
था--जिसम उसने राक्षसों को परास्त करके तारक 
को मार डाला, इसोलिए उसका नाम सेनानी और 
तारकजित्‌ हैं, उसका चित्रण मयरारोही के रूप में 
किया जाता है) । सम०--प्रसु: (स्त्री०) पाव॑ती, 
कातिकेय की माता । 


कात्स्न्यम [कृत्स्न-+-ष्यज्य_] पूर्णता, समग्रता, समचापन 


--तान्निबोधत कार्त्स््येन द्विजाग्रयान्‌ पड-क्तिपावनान्‌ 


“मनु० २३।१८३ । 

कादंस (वि०) (स्त्री०--मी ) [कर्दम--अण | कीचड़ से 
भरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ या गारे से लथपथ । 

कारपेट: [कर्पट-+- अण | 4. आवेदक, अभियोक्‍ता, अभ्यर्थी 
2, चिथडा 3. लछाक्षा । 

कार्पटिक: [कर्पट---ठक | . तीथ्थयात्री 2. तीर्थों के जलों 
को ढोकर अपनी आजीविका कमाने वाला 3. तीर्थ- 
यात्रियों का दल 4. अनुभवी पुरुष 5. पिछछलगू। 

कार्पण्यम्‌ [क्ृपण-|-ष्यव्म ] . गरीबी, दरिद्रता, गरीबी- 
व्यक्तकार्पण्या 2. दया, रहम 3. कजूसी, ब॒द्धिदोबल्य 

. +-भग० २।७ 4. लघता, हल्कापन । 

कार्पास (वि०) (स्त्री०--सी ) | कर्पास--अण्‌ ] रूई का 
बना हुआ,-- सः,-सम्‌ रूई की बनी हुई कोई वस्तु 
“मनु० २८।३२२६, १२।६४ 2. कागज़,--सी रूई का 
पौधा, बाड़ी । सम ० --अस्थि (नपु ०) कपास का बीज 
बिनौला,--नासिका तकुआ,---सौत्रिक (वि०) रूई के 
सूत से बना हुआ--याज्ञ ० २१७९ । 

कार्पासिक (वि०) (स्त्री०--की ) [कर्पास--ठ्क] कपास 
का या रूई से बना हुआ । 


कार्पासिका, कार्पासी [कार्पासी--कन्‌ +-टठाप हृस्व, कार्पास 
+डीष |] रूई या कपास का पौधा, बाड़ी । 

कार्समण (वि०) (स्त्री ०-णी) [कमन्‌--अण ] 4. काम को 
पूरा करने वाला 2. कार्य को पूर्ण रूप से भलीभांति 
करने वाला,---णम्‌ जादू, अभिचार --निखिलनयना- 
कषणे कामंणज्ञा--भामि० २।७९, विक्रमांक ० २।१४, 
<८।२ | 

कामिक (वि०) (स्त्री०--को ) [कर्मन्‌+ठक ] . हस्तनि- 
मित, हाथ से बना हुआ 2. बेलबूटों से युक्त, रंगीन धागों 
से अन्तमिश्चित 3. रंगविरंगा या बेलबटेदार वस्त्र । 

कामंक (वि०) (स्त्री०-की) [कमंन्‌--उकझा] काम 
करने योग्य, भलीभांति और पूर्णतः काम करने वाला, 
-“एकम्‌ । धनुष--त्वयि चाधिज्यकार्मके--श० १।६ 
2. बॉस । 

कार्य (सं० कृ०) [क्ृ+पण्यत्‌ | जो किया जाना चाहिए, 


) 


बनना चाहिए, सम्पन्न होना चाहिए, कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए आदि,--कार्या सैकतलीनहंसमिथना स्रोतो- 
वहा मालिनी---श० ६।१६, साक्षिण: कार्या:--मनु० 
८।१६, इसी प्रकार दण्डः, विचार: आदि,---यँम 
. काम, मामला, बात--कार्य त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ 
“कु० ३।१४, मनु० ५॥१५० 2. कतंव्य--शि० 
२।१ 3. पेशा, जोखिम का काम, आकस्मिक काये 
4. धामिकक्ृत्य या अनुष्ठान 5. प्रयोजन, उद्देश्य, 
अभिप्राथ-शि० २।३६, हि० ४॥६१ 6. कमी, आव- 
इयकता, प्रयोजन, मतलब (करण० के साथ )--कि कार्य 
भवतो ह॒तेन दयितास्नहस्वहस्तेन मे-- विक्रम० २।२०, 
तृ्णन कार्य भवतीश्वराणामू-पंच० १।७१, अमरु ७१ 
7. संचालन, विभाग 8. कानूनी अभियोग, व्यावहारिक 
मामला, झगड़ा आदि--बहिनिष्क्रम्य ज्ञायतां कः कः 
कार्यार्थीति--मृच्छ ० ९, मन्‌ ० ८।४३ 9. फल, किसी 
कारण का अनिवाय परिणाम (विप० कारण) 
0 (व्या० में) क्रियाविधि, विभक्तिकायं--रूपनिर्माण 
. नाटक का उपसंहार--कार्योपक्षेपमादो तनुमपि 
रचयनू--मुद्रा० ४|३२ व2. स्वास्थ्य ( आय० ) 
3. मूल । सम०-अक्षम (वि०) अपना काय करन में 
असमर्थ अक्षम,-अकार्यबिचार: किसी वस्तु के औचित्य 
से संबंध रखने वाली चर्चा, किसी कायंप्रणाली के 
अनुकूल या प्रतिकूल विचारविमर्श,---अधिप: . किसी 
काय या विषय का अधीक्षक 2. वह ग्रह या नक्षत्र जो 
ज्योतिष में किसी प्रइन का निर्णायक होता हैं,--अर्थ: 
किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का उहेश्य, प्रयोजन 
मनु० ७।१६७ 2. सेवानियक्ति के लिए आवेदनपत्र 
3. उद्देश्य या प्रयोजन,--अथिन्‌ (वि०) ।. प्रार्थना 
करने वाल्न 2. अपना उद्देश्य या प्रयोजन सिद्ध करने 
वाला 3. सेवा नियुक्ति की खोज करने वाला 
4. न्यायालय में अपने पक्ष का समर्थन करना, न्यायालय 
में जान वाला--मुच्छ ० ९--आसनम्‌ किसी कार्य को 
संपन्न करने के लिए बैठने का स्थान, गद्दी,--ईक्षणम्‌ 
सरकारी कार्यों की देखभाल--- मनु ० ७!१४१,---उद्धारः 
करतेव्य को पूरा करना, -कर (वि०) अचक, गृण- 
कारी,---कारणे (द्वि० व०) कारण और काये, 
उद्देश्य और प्रयोजन,० भावः कारण और काय॑ का 
सेंबंध,-- काल: काम करने का समय, मौसम, उपयक्‍त 
समय या अवसर,--मौरवम्‌ किसी काय की महत्ता, 
- -चितक ( वि० ) . दरदर्शी, सावधान, सतर्क, (-कः ) 
किसी व्यवसाय का प्रबन्धकर्ता, कार्यकारी अधिकारी 
याज्ञ ० २१९१,--च्यूत (वि०) कार्यरहित, बंकार, 
किसी पद से बर्खास्त.--दर्शनम्‌ 4. किसी कार्य का 
निरीक्षण करता 2. सार्वजनिक मामले की पूछताछ 
-“+निर्णय: किसी बात का फैंसला,--पुटः . निरथ्थंक 


( २७१ 


काम करने वाला आदमी 2. पागल, सनकी. विक्षिप्त 
3. आलसी व्यक्ति,--प्रद्देथ: काम करने में अरुचि, 
आल्स्य, सुस्ती,--प्रेष्यः अभिकर्ता, दृत,--बस्तु (न० ) 
लक्ष्य और उद्ृश्य,--विपत्ति: (स्त्री०) असफ़लता, 
प्रतिकूलता, दुर्भाग्य,--शेषः 4. बचा हुआ कार्य-मनु० 
७।१५३ 2. काय की पति 3. किसी काये का अंश, 
“सिद्धि: (स्त्री० ) सफलता,--स्थानम्‌ काम करने की 
जगह, कार्यालय,-हंत . दूसरे के काय में बाधा डालने 
वाला,--हि० १।/७७ 2. दूसरे के हितों का विरोधी । 
“कार्यतः (अव्य० ) [कार्य -- तसिल] . किसी उद्देश्य 
या प्रयोजन के कारण 2, फलत:, अनिवायंत: । 


काइयम्‌ [कृश्‌--ष्यञ्य_] . पतलापन, दुबंहता, दुबलापन | 


“मेघ० २९ 2. छोटापना, अल्पता, कमी--रघु० 
+।२१ । 

का्ष: [ कृषि+-ण | किसान, खेतीहर । 

कार्षापणः,--णम्‌ (या पणकः) [ कं ---अण्‌ --काष॑:, आ 
 पण -+-घज्य 5 आपण:, कार्षस्थ आपण: ब० स० | 
भिन्न भिन्न मूल्य का सिक्‍का या बद्दा-मनु० ८॥१३६, 
९२८२, (->कषे ),---णम्‌ धन । 

कार्षापणिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ कार्षापण--टिठन्‌ ] 
एक कार्षापण के मल्य का । 

कार्षिक -- कार्षापण । 

काष्ण (वि०) (स्त्री०--ष्णों) [ कृष्ण---अण ] . कृष्ण 
या विष्णु से सम्बन्ध रखने वाला,--रघ्‌ृ० १५।२४ 
2. व्यास से सम्बन्ध रखने वाला 3. काले हरिण से 
सम्बन्ध रखने वाला--मन्‌ ० २।४१ 4. काला । 

कार्ष्णायस (वि०) (स्त्री०--सो ) [ कृष्णायस्‌ --अण्‌ ] 
काले लोहे से बना हुआ,--सर्म लोहा । 


का््णि: | क्ृष्णस्य अपत्यम्‌- कृष्ण --इज्य ] कामदेव की 
उपाधि--शि० १९।१० । 

काल (वि०) (स्त्री०--ली) [ कु ईषत्‌ क्ृष्णत्वं लाति 
ला--क, को: कादेश: | 4. काला, काले या कालि- 
नीले रंग का 2. समय --विलंबितफले: काल निनाय 
स मनोरथ:--रघु ० १।३६, तस्मिन्‌ काले-उस समय, 
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धोमताम्‌--हि० 
१।१, बृद्धिमान्‌ अपना समय बिताते हैं 3. उपयक्त या 
समुचित समय (किसी काय॑ को करने के लिए) उचिंत 
समय या अवसर (संबं०, अधि०, सम्प्र० तथा तुम- 
न्तंत के साथ )--रघु० ३३१२, ४॥६, १२।६९, पर्जन्य: 
कालवर्षी---मृच्छ० १०, ६० 4. काल का अंश या 
अवधि (दिन के घण्टे या पहर )--षष्ठ काले दिवसस्य 
जविक्रम० २। मन्‌० ५११५३ 5. ऋतु 6. वैशे- 
षिकों के द्वारा नौ द्रव्यों में से 'काल' नामक एक द्रव्य 
7. परमात्मा जो कि विश्व का संहारक है, क्‍योंकि 
वह संहारक नियम का मूर्तरूप हैँ-- काल: काल्‍या 


) | 


भुवनफलके क्रीडति प्राणिशारे--भर्त्‌ं०. ३॥३९ 
8. मृत्यू का देवता यम,,---कः कालस्य न गोच रान्तरगत: 
“:पच० १।१४६ 9. भाग्य, नियति 40. आँख की 
पुतली का काला भाग . कोयलू 42. शनिग्रह 3. शिव 
4. काल की माप (संगीत और छन्‍्दः शास्त्र में) 
5. कलाल, शराब खींचने तथा बचने वाला 6. अनुभाग, 
खण्ड,--लम, लोहा 2. एक प्रकार का सुगंधित 
द्रव्य । सम०--अक्षरिक: साक्षर, पढ़ा लिखा,-अगुरु: 
एक प्रकार का चन्दन का वृक्ष, काला अगर--भामि० 
१(।७०, रघृ० ४॥८१ (नपु ०) उस वक्ष की लकड़ी, 
ऋतु० ४॥५, ५।५,--अग्नि:,--अनल: सष्टि के अन्त 
में प्रलयाग्नि,---अंग (वि०) काले नीले शरीर वाला, 
(जैसे कि काली नोली धारवाली तलवार ),--अजिनम्‌ 
काले हरिण की खाल,---अज्जनम्‌ एक प्रकार का अंजन 
या--सुर्मा कु० ७।२०, ८२,-अण्डज: कोयल,-अतिरेक: 
समय को हानि, विलंब,--अत्ययः 4. विलंब 2. समय 
का बीतना 3. काल के बीत जाने के कारण हानि, 
“अध्यक्ष: 4. समय का प्रधायक' सूर्य की उपाधि 
2. परमात्मा,-अनुनादिन्‌ (पं ० )।. मघुमक्खी 2. चिड़िया 
3. चातक पक्षी,--अन्तकः समय जो मत्यु का देवता 
माना जाता हैँ, सर्वंसंहारक,---अन्तरम्‌ . अन्तराल 
2.समय की अवधि 3. दूसरा समय या अबसर, आवब॒त्त 
(वि०) काल के गर्भ में छिपा हुआ, 'क्षम (वि०) 
विलम्ब को सहन करनले के योग्य--अकालक्षमा देव्या: 
शरीरावस्था--का० २६२, श० ४, “विषः चहे की 
भाँति केवल क्रोधित किये जानें पर ही जहरीला जन्तु, 
“ अश्रः काला जल से भरा हुआ बादल,---अयसम्‌ 
लोहा,--अवधि: नियत किया हुआ समय,-- अशुद्धिः 
(स्त्री०) शोक मनाना, सूतक, पातक या जन्म-मरण 
से पंदा होने वाला अशौच, दे० अशौच,--आयसम्‌ 
लोहा,---उप्त (वि०) ऋतु आने पर बोया हुआ, 
“कडञ्जम्‌ नीलूकमल,----कटम्‌,-कटः शिव की उपाधि, 
--कैण्ठः ). मोर 2. चिडिया 3. शिव की उपाधि 
”:उत्तर० ६,--करणमस्‌, समय का नियत करना 
“:कणिका,--कर्णो दुर्भाग्य, मुसीबत,--कर्मन्‌ (न० ) 
मृत्यु-- कील; कोलाहल,--कृण्ठ: यम,---कटः,-- टसम्‌ 


- (क) हलाहलःविष (ख) समद्र मन्धन से प्राप्त तथा 


शिव द्वारा पिया गया--अद्यापि नोज्ञति हरः किल 
कालक्टम्‌ू--चौर ० ५०,--क्त्‌ (पुं०) . सूर्य 2. मोर 
3. परमात्मा,--क्रम:ः समय का बीतना, समय का 
अनुक्रम--कालक्रमेण---समय पाकर, समय के अनुक्रम 
या प्रक्रिया में, कु० ११९,---क्रिया . समय नियत 
करना 2. मत्यु,-- क्षेप: . विलंब, समय की हानि 
“-मैघ० २२, मरण कालक्षेपं मा कुर--पंच० १ 2. 


समय बिताना,--खड्जनम्‌,---खण्डम्‌ यकृत, जिगर, 


हि. 


--गंगा यमना नदी,--प्रन्धि: एक वष,---चक्रम ।. समय 
का चक्र (समय सदेव घृमते हुए पहिए के रूप मे 
वर्णित किया जाता हैं) 2. चक्र 3. (अत:) (आहलूं० ) 
संपत्ति का चक्र, जीवन की परिस्थितियां,--चिह्नलम्‌ 
मत्य के निकट आने का समय,--चोदित (वि० ) यम- 
दूतों के द्वारा बुलाया हुआ--ज्ञ (वि०) (किसी काय 
के ) उचित समय या अवसर को जानने वाला--अत्या- 
रूढो हि नारीणामकालज्ञों मनोभव:--रघु ० १२।॥३२ 
शि० २।८३--ज्ञ: . ज्योतिषी 2. मुर्गा,--त्रयम्‌ तीन 
काल, भत, भविष्य और वर्तंमान-- द्शौ--का ० ४६, 
--देण्ड: मृत्य,--धर्म:,-- धर्मन (पुं०) ।. किसी विशेष 


समय के लिए उपयकक्‍्त आचरण रेखा 2. निदिष्ट 


काल, मत्यु--न पुनर्जीवितः: कश्चित्कालधमंमुपागत 
--महा ०, परीता: कारलूधमणा-आदि,---धारणा समय- 
वद्धि,--नियोग: भाग्य या नियति का समादेश, भाग्य- 
निर्णयम--कि ० ९।१३,--निरूपणम समय का निर्धा 
रण करना, कालविज्ञान,--नेसि: . समय चक्र का 
घेरा 2. एक राक्षस जो रावण का चाचा था और जिसे 
हनमान्‌ को मारने का काम सौंपा गया था 3. सौ हाथों 
वाला राक्षस जिसे विष्ण ने मारा था,--पक्‍व (वि०) 
अपने समय पर पका हुआ--अर्थात्‌ स्वतः स्फूत 
--मन ० ६।१७, २१, याज्ञ ० ३।४९,--परिवास 
थोडे समय तक पड़े रहने वाला जिससे कि बासी 
जाय,--पाश: यम या मत्य का जार,--पाशिक 
जललाद,---पृष्ठम !. काले हरिण की जाति 2. बगला 
( ) 4. कर्ण का धनुष--वेणी ० ४ 2. सामान्य 
धनष,--प्रभातम दशरत्काल (बरसात के पश्चात्‌ आन 
वाले दो मास का समय सर्वोत्तम समझा जाता ह ) 
-- भक्ष: शिव की उपाधि,--मानसम समय का मापना 
--मख: लंगरों की एक जाति, -मेषी मंजिष्ठा पौधा 
--यवन: यवनों का राजा कृष्ण का शत्र, यादवों के 
कृष्ण के लिए अपराजेय शत्रु, यूद्ध क्षेत्र मं उसका 


मारना असम्भव समझ कर कृष्ण ने उसको कपट से. 


म्‌ चकुन्द की गुफा में धकेल दिया जिसने उसको भस्म 
करके उसका काम तमाम कर दिया | --याप:,-याप- 
नम टालमटोल करना, देर रूगाना, स्थगित करना 
योग: भाग्य, नियति,--योगिन (प०) शिव की 
उपाधि,- शत्रि:,--रात्री (स्त्री०) . अन्धरी रात 
2. विश्व की समाप्तिसूचक महाप्रलय की रात (दुर्गा 
के साथ समरूपता दिखाई गई हैं),--लोहम्‌--स्टील 
इस्पात,--बिप्रकर्ष: काल की वृद्धि,--बद्धि: (स्त्री०) 

सामधिक व्याज (मासिक, त्रेमासिक या बंध समय पर 
देय )--मन ० ८।१५३,--बैला शनिकाल, अर्थात्‌ दिन 
का विशिष्ट समय (प्रतिदिन आधा पहर) जब कि 
किसी भी प्रकार के धर्मकृत्य का करना उचित समझा 


( २७२ ) 


जाता है,---संरोध: 4. बहुत देर तक काम में हाथ न 
डालना---मन ० ८। १४३ 2. किसी लम्बं समय का क्षय 
होना,-- सदश ( वि० ) उपयक्त, सामयिक,--सर्प: काले 
और अत्यन्त विषले साँप की जाति, --सार: काला 
हरिण,-- सूत्रम, - सूत्रकम्‌ !. समय या मृत्यु की डोरी 
2. एक विशेष नरक का नाम-याज्ञ ० २२२२, मनु० 
४८८--स्कन्ध: तमाख का पेड़,--स्वरूप (वि०) 

य जैसा भय ड्भूर,---हर:ः--शिव की उपाधि,-हरणम्‌ 
समय की हानि, विलम्ब--ह० ३, उत्तर० ५,--हानि 
(स्त्री० ) विलम्ब--रघु० १३।१६ । 


कालकम्‌ [काल-कन्‌ | यकृत्‌, जिगर,--कः . मस्सा, झाईं 
2. पनीला साँप 3. आंख कौ पुतली काला भाग । 

कालंड्जर: [काल जरयति-काल +- ज -+-णिच्‌ +-अच | . एक 
पहाड़ तथा उसका समीपतवर्ती प्रदेश (वर्तमास कलिजर 
2. धामिक भिक्षओं या साधुओं की सभा 3. शिव को 
उपाधि । 

कालशेयम्‌ [कलशि--ढक | छाछ, मट्ठा (मन्थन के द्वारा 
जो कलशी में उत्पन्न होता हे) । 

काला [काल---अच्‌ --टाप्‌ | दुर्गा की उपाधि । 

कालाप: [कालो मत्य: आप्यते यस्मात्‌-काल -|- आप्‌ --- घञ्_| 
. सिर के बाल 2. सांप का फण 3. राक्षस, पिशाच 
भूत 4. 'कलाप' व्याकरण का विद्यार्थी 5. 'कलाप 
व्याकरण का वेत्ता । 


कालापकः [कालाप--व॒न] . 'कलाप' के विद्याथियों का 
समह 2. कलाप की शिक्षा या उसके सिद्धांत । 

कालिक (वि०) (स्त्री०-की) [काल--ठक्‌ | 4. काल 
संबंधी 2. कालाश्रित विशेष: कालिको5वस्था--अमर० 
3. मौसम के अन॒ कल, सामयिक,-कः . सारस, 2. बगला, ' 
--का त. कालापन, काला रंग 2. मसी, स्याही 
काली मसी 3. कई किस्तों में दिया जाने वाला मूल्य 
4. निर्दिष्ट समय पर दिया जाने वाला सामगिक ब्याज 
5. बादलों का समह, घनघोर घटा जिसके बरसन का 
डर हो--कालिकेव निबिडा बलाकिनी--रघु ० १ १।१५ 
6. सोने में मिलाया जानें वाला खोट 7. यक्ृत्‌, जिगर 
8. कौवी 9. बिच्छ 0. मदिरा . दुर्गा,-कम्‌ काले 
चन्दन को लकड़ी । 

कालिड्भग (वि० ) (स्त्री ०--गी ) [कलिज्भ-- अण्‌ |कलिग देश 
में उत्पन्न या उस देश का,--गः कलिंग देश का राजा 
--प्रतिजग्राह कालिड्भस्तमस्त्रग जसाधन:---रघु ० ४।४० 
2. कलिंग देश का साँप 3. हाथी 4. एक प्रकार को 
ककड़ी,--गाः (ब० व०) कलिंग देश--दे० कलिग 
--गम तरबज | 

कालिन्द (वि०) (स्त्री०--दौ) [कलिन्द--अण्‌ -- कलिन्द 
पहाड़ या यम॒ना नदी से प्राप्त या संबद्ध--कालिन्चा 
पुलिनेष केलिकुपितामू-वेणी ० १।२, रघु० १९५।२८ 


( २७३ ) 


दशा|० ४॥१३। सम०--क्षणः,--भेदनः वलराम का 
विशेषण,--सू: (स्त्री० ) सूर्य की पत्नी संज्ञा,--सोदरः 
मृत्य का देवता यम । 

कालिमन्‌ (पुं०) [काल--इमनिच्‌ | कालापन---अमरु ८८ 
शि० ४, ५७ | 

कफालियः [के जले आलीयते--क--आ-+ली-+क| अत्यन्त 
विशालकाय सप जो कि यमना नदी को तली मे रहता 
था। यह स्थान सौभरि ऋषि के शाप के कारण साँपों 
के शत्र गरुड़ के लिए निषिद्ध था । कृष्ण ने जब कि 
अभी वह बालक ही था उस साँप को कुचल दिया 
--रघ्‌० ६।४९। सम०-दमन:--मर्दन: कृष्ण के 
विशेषण । 


काली [काल-]|-डीष ] !. कालिमा 2. मसी, काली मसी 
पावंती की उपाधि, शिव की पत्नी 4. काले बादलों 

की पंक्ति 5. काले रंग की स्त्री 6. व्यास की माता 
सत्यवती 7. रात,--तनय: भंसा । 

कालीक: [के जले अलति पर्याप्तोति --क--अलर--इकन्‌ 
पषो ० दीघे:| एक प्रकार का बगला, क्रोञज्च पक्षी । 

कालीन (वि०) [काल--ख] 4. किसी विशिष्ट समय से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. ऋतु के अनुकुल । 

कालीयम्‌,--कम्‌ [कांल--छ, कन्‌ वा | एक प्रक।र को चन्दन 
की लकड़ी । 

कालष्यम [कलष-|-ष्यञा | त. मलिनता, गन्दगी, गन्दला- 
पन, पंकिलता ( आलुं० से भी )--काल ष्यमृपयाति बूद्धि 
>-का० १०३, गन्दली या मलिन हो जाती है 
2. घंघलापन 3. असहमति । 

कालेय (वि०) [कलि--ढक्‌ |] कलि-यूग से सम्बन्ध रखने 
वाला,--यम 4. जिगर 2. काली चन्दन की लकड़ी 

कु० ७॥९ 3, केसर, जाफ़रान । 

कालेयरु: (पुं०) 4. कुत्ता 2. चन्दन की जाति । 

काल्पनिक (वि० ) (स्त्री०--की ) [कल्पना--ठक | . केवल 
विचारों को, बनावटी-काल्पनिकी व्यत्पत्ति:-2. खोटा 
बनावटी (किसी कछा से ) 

काल्य (वि०) [काल >-यत्‌ | 4. समय पर, ऋतु के अनू कूल, 
रुचिकर, सुहावना, शुभ,--ल्यः पो फटना, प्रभातकाल 
होना । 

काल्याणकम्‌ [कल्याण-- व॒ज्ञ_| मांगल्य, शुभ । 

कावचिक (वि०) (स्त्री०--की ) [कवचर--ठज्य | जिरह 
बख्तर सम्बन्धी कवचधारी,--कम्‌ कवचधारी व्यक्तियों 
का समह । 

कावक: [कुत्सतो वक इव, वा ईषत्‌ वृक इव, को: कादेश: | 
. मूर्गा 2. चक्रवाक पक्षी । 

कारवेरम्‌ [कस्य सूयस्य इव, वा ईषत्‌ वेरम अजड्गभ यस्य ज्यो- 

.. तिमंयत्वात्‌ | केसर, ज्ञाफ़रान । 

कावेरी [कं जलमेव वेर॑ शरीरमस्या:--क--वेर--अण्‌ -+ 
२५ 


डीप। दक्षिणभारत में बहन वाली एक नदी--कावेरीं 
सरितां पत्य: शद्भूनीयामिवाकरोत्‌--रघु० ४॥४५ 
2. [कुत्सितं वेगं शरीरमस्याः | वेश्या, रंडी । 


काव्य (वि०) [कवि--पण्यत्‌] 4. ऋषि या कवि के गणों 
से यक्‍त 2. मंत्रद्रष्टाविषयक या पंगम्बरी, प्रेरणा-प्राप्त 
ठन्दोबद्ध,--व्यः राक्षसों के गृ्‌रु श॒क्राचार्य,-व्या 
. प्रज्ञा 2. सखी,-व्यम्‌ 4. कविता, महाकाव्य,-मैचदूत॑ 
नाम काव्यम्‌ 2. काव्य, कविता, कवितामयी रचना 
(काव्य शास्त्र के रचयिताओं ने काव्य की भिन्न भिन्न 
परिभाषाएँ दी हँ--तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलुंकृती 
पुन: क्वापि--काव्य० १, वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ 
>-सा० द० १, रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ 
--रस०, शरीर तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली 
>-काव्या० १११०, दे० चन्द्रा० १।७ भी 3. प्रस- 
नता, कल्याण 4. बद्धिमत्ता, अन्तः प्रंरणा । सम० 
--अर्थ: कवितासम्बन्धी चिन्तन या विचार, चोर 
दूसरे कवि के विचारों का चोर, काव्य चौर,--यदस्य 
देत्या इव लण्ठनाय काव्यार्थंचौरा: प्रगुणीभवन्ति 
->-विक्रम० १।११,--चौर: दूसरे व्यक्तियों की कवि- 
ताओं को चराने वाला,--मीसांसक: साहित्यशास्त्री 
विवेचक,---रसिक (वि०) जो काव्य के सोन्दय्य को 
सराह सके या काव्यरस रखता हो,--लिगम्‌ एक अलं- 
कार, इसकी परिभाषा--काव्यलिज् हेतोरवाक्य पदार्थता 
--काव्य ० १०, उदा ०---जितो5सि मन्द कन्दर्प मच्चि- 
त्तस्ति त्रिलोचन:--चन्द्रा० ५१११९ । 
काश (भ्वा०, दिवा० आ०--काश--श्य--ते, काशित ) 
. चमकना, उज्ज्वल या सुन्दर दिखाई देना--रघ्‌ ० 
१०।८६, ७।२४, कु० १।२४, भट्टि० २।२५, शि० 
६।७४ 2. प्रकट होना, दिखाई देना,--नंवभमिने च 
दिश: प्रदिशों वा चकाशिरे--महा० 3. प्रकट होना 
की भांति दिखाई देना, निस --, (प्रेर०) . निकाल 
देना, निर्वासित करना, ठेल देना, जलावतंन करना--- 
दे० निस्‌ पूवंक कस--! . खोलना 2. प्रकाशित करना 
दृष्टि के सामने प्रस्तुत करना, प्र---,वमकना 
उज्ज्वल दिखाई देना 2. दिखाई देना, प्रकट होना 
--एप्‌ सर्वेष्‌ भूतेष्‌ गूढात्मा न प्रकाशते---कठ० 
3. की भांति दिखाई देना या प्रकट होना ([प्रेर० ) 
. दिखाना, प्रदर्शित करना, आविष्कार करना, उद्घा- 
टित करना, व्यक्त करना---अवसरोथ्यमात्मान प्रकाश- 
यितुम--श० १, सां० का० ५९ 2. प्रकाश मे लाना 
प्रकाशित करना, उद्घोषणा करना--कदाचित्कुपित॑ 
मित्र सर्वेदोषं प्रकाशयंतू--चाण० २० 3. मद्वित 
करवाना, प्रकाशित करना (पुस्तक आदि )--प्रणीत 
न तु प्रकाशित:--उत्तर० ४ 4. रोशनी करना, 
(दीपक ) जलाना--य्रथा प्रकाशयत्यंक: क्ृत्स्ने लोक- 


( २७४ ) 


मिमं रवि:--भग० १३।३३, ५११६, प्रति--, . की 
तरह प्रकट होना 2. विरोध या विषमतास्वरूप चम- 
कना, बि---/ 7. खिलना, खूलना (फूल की भांनि) 
2, चमकना,--सम्‌---, की भाँति दिखाई देना 

काश:,--शम्‌ [काश्‌--अच्‌ ] छत मे या चटाइयों के बनाने 
के लिए प्रयकक्‍त होने वाहा एक प्रकार का घास 
-ऊतु० ३।॥१ २,>शम्््‌ काश नामक घास का 
फ्ल--कु० ७।११, रघु० ४॥ १७, ऋतु० २।२८,- ही: 
च--कीसः ॥। 

काशि (प० ब० व०) [काश्‌+इक्‌ | एक देश का नाम । 


काशि:,--ज्ञी (स्त्री०) [काश्‌-+इन्‌, काश्‌--अच्‌ +-छीष्‌ | 
गंगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध नगरो, वर्तमान 
वाराणसी, सात पावन नदियों में से एक--दे० 
कांची । सम०--प: शिव को उपाधि,---राज: एक 
राजा का नाम, अंबा, अंबिका और अंबालिका के 
पिता । 

काशिन (वि०) (स्त्री०--नी) (प्राय: समास के अंत में) 
[काश --इन, स्त्रियां डीप |] दीप्यमान, किसी का रूप 
धारण किये हुए दिखाई देन वाला या प्रकट होने 
वाला, उदा० जितकाशिन-- जो काशि के विजेता 
की भांति व्यवहार करता हँ->दे० । 

काज्ञी--दे० काशि । सम०--नाथ: शिव की उपाधि, 
-यात्रा वाराणसी की तीथ॑यात्रा । 

काइमरी [काश --वनिप, र, डीपू, प्षो० मत्वम। एक 
पौधा जिसे लोग बहुधा गांधारी के नाम से पुकारते 
है,--काइमर्या: कृतमालमदगतदलं को यष्टिकष्टीकते 
“5 भीो० ९|७ । 


फाइसमीर (वि०) (स्त्री--री) [कश्मीर--अण ] काश्मीर 
में उत्पन्न, कावइ्मीर का या काइ्मीर से आने वाला, 
--राः (ब० व०) एक देश और उसके निवासियों 
का नाम--दे ० कश्मीर भी,--रम्‌ 4. केसर, जाफरान 
--कास्मी रगन्धमगनाभिकृताडुरागाम - चौर० ८, 
भतं० १, ४८, काइ्मीरगोरवपुषामभिसारिकाणाम 
->-गीत० ११, ९ भी 2. वक्ष को जड। सम० “जम, 
--जन्‍्मन्‌ (नपुं०) केसर, जाफरान--भामि० १।७१, 
शि० ११५३ । 

काइयम [कृत्सितम अब्यं यस्मात ब० स० | मदिरा | सम० 
---पम्‌ मांस । 

काइयप: [कर्यप--अण | 4. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 


2. कणाद । सम०--ननन्‍्दनः: 4. गरुड़ की उपाधि 
2. अरुण का नाम । 

काइयपि:  [कद्यप--इला | गएड़॒ और अरुण का 
विशषण । 


काइयपो [कारयप--डीष | पृथ्वी,-- तानपि दधासि मात: 
काश्यपि यातस्तवापि च विवेक:--भामि० १।६८ । 


काष: [कष-- घझा ] 7. रगड़ना, खरचना--पथिष विट- 
पिनां स्कनन्‍्धका्ष: स घम:--वेणी ० २।१८ 2. जिससे 
कोई वस्तु रगड़ी जाय (जैसे कि वक्ष का तना) 
>जलीनालि:सुरकरिणां कपोलकाष:--कि ० ५२६, दे० 
कपोलकाष । 


काषाय (वि०) (स्त्री०--यी) [कषाय--अण्‌| लाल 


गेरुए रंग में रंगा हुआ--काषायवसनाधवा--अमर ० 
यम लारहू कपड़ा या वस्त्र--इम काषाय गहीते 
मालबि० ५, रघु० १५।॥७७ । 


काष्ठम [काश --क्त्थन्‌] . रूकड़ी का टकड़ा, विशेषकर 
ईंधन की लकड़ी--मन ० ४॥४९, २४१, ५॥६० 
2. लकड़ी, शहतीर लकड़ी का लट्ढटा या टुकड़ा-- यथा 
काष्ठ च काष्ठं च समेयातां महोदधौ--हि० ४॥६९ 
मन ० ४४० 3. लकड़ी--याज्ञ ० २२२१८ 4. लम्बाई 
मापन का उपकरण । सम०--अगार:--अगारम्‌ 
लकड़ी का घर या घरा,--अस्ब॒ुवाहिनी-- रूकड़ी का 
डोल,--कदली जंगली केला,--कीट: घृण, एक छोटा 
कोडा जो सूखी लकड़ी में पाया जाता है,- कुट:, 
--कैंटः खटबढ़ई, कटफोड़वा--पंच० १३३२, 
(जंगल म पाया जान वाला जन्त ),-- कदालः लकड़ी 
की बनी एक कुदाल जो किस्ती में से पानी उलीचन 
या उसको तलीो को ख्‌ रचन और साफ करने के काम 
आती है,--तक्ष (प्‌ ० )-- तक्षक: बढ़ई,--- तन्तु: शहती र 
म॑ पाया जाने वाला छोटा कोड़ा,--दारु: दियार या 
देवदारु का वक्ष,-द्रः पलाश (ढाक) का वृक्ष, 
-:पुत्तलिका कठपुतली, कारु की बनी प्रतिमा, 
--भारिक: लकड़हारा,--मठी ट(्त्री०) चिता 
- मलल्‍ल: अर्थी, ऊकड़ी का चोखटा जिस पर मर्द को 
रख कर ले जाते हें,- लेखक: लकड़ी में पाया जान 
वाला छोटा कीड़ा, काष्ठक्ट,--लोहिन (१०) लोहा 
जड़ा हुआ सोटा,--बाटः,--टम लकड़ी की - बनी 
दीवार । 

काष्ठकम |। काष्ठ -- कन्‌ ॥ अगर की लकडी ह 


काष्ठा [काश -+क्थन्‌ -- टाप्‌ !. संसार का कोई भाग या प्रदेश 
दिशा, प्रदेश--क्कि० ३॥५५ 2. सीमा, हृद--स्वयं 
विशीर्णंद्रमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसः--कु० 
५।२८ 3. अन्तिम सीमा, चरम सीमा, आधिक्य 
--काष्ठगतस्नेहरसान विद्धम्‌-- कु० ३।३५ 4. घुड़दौड़ 


का मेंदान, मैदान चिह्न, निर्दिष्ट चिह्न: 
6. अन्तरिक्ष में बादल ओर वाय्‌ का मा्ग 7. काल 
की माप हु केला । 


काएष्ठिक: [ काष्ठ+-5ठन्‌ ] रूकड़हा रा । 

काष्ठिका [ काष्ठिक-+-ठाप्‌ | लूकड़ी का छोटा टकड़ा । 

काष्ठीला (स्त्री०) [ कुत्सिता ईषत्‌ू वा अष्ठीलेव, को: 
कादेश: | केले का पेड । 


( २७५ ) 


कास्‌ (म्वा० आ०--कासते, कासित) . चमकना, , दे० 
काश 2. खांसना, किसी रोग को प्रकट करन वाली 
आवाज करना । 

कास:;,-सा [ कास-- घछा ] . खांसी, जुकाम 2. छींक 
आना, सम०--कुण्ठ (वि०) खांसी से पीडित,--ष्न, 
--हैत्‌ (वि०) खांसी दूर करने वाला, कफ 
निकालन वाला । 

कासर: (स्त्री०--री) [| के जले आसरति--क--आ+-सु 
-+-अच्‌ | भैंसा | 

कासार:,-रम्‌ | कास+आरन्‌, कस्य जलस्यथ आसारो यत्र 
ब० स० ] जोहड़, तालाब, सरोवर - भाभमि० १।४३, 
भतृ० १।३२, गीत० २। 


कास (श) (स्त्री०) [| कास-ऊ ] 7. एक प्रकार का 
भाला 2. अस्पष्ट भाषण 3. प्रकाश, प्रभा 4. रोग 
5. भक्ति । 

कासति: (स्त्री०) [| कृत्सिता 
पगडंडी, गुप्त मार्ग । 

काहल (वि०) [कुत्सितं हल वाक्य यत्र ब० स० | 4. शुष्क, 
मुर्शाया हुआ 2. शरारती 3. अत्यधिक, प्रशस्त 
विशाल,--लः 4. ब्रिल्ला 2. मर्गा 3. कौवा 4. सामान्य 
ध्वनि,-लम्‌ अस्पष्ट भाषण,-ला बड़ा ढोल (सैनिक) 
--ल्‍ी (स्त्री०) तरुण स्त्री 

किवत्‌ (वि०) [ किम्‌+मतुप, मस्य वः ] निर्घन, तुच्छ, 
नगण्य । 

किज्ञारः [ किम्‌+शय+ज ण्‌ |] 4, अनाज की बाल का 
अग्रभाग, बाल का सूत, सस्यशूक 2. बगला 

तीर । 


किशुक: [ किचित्‌ शुक: शुकावयवविशेष इबव--] ढाक का 
पेड़ जिसके फल बड़े सुन्दरपरन्तु निगन्ध होते हैं 
(विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशका:-चाण० ७, 
ऋतु० ६।२०, रध० ९।३ १,-कम्‌ ढाक का फूल, टसू,-कि 
किशुक: शुकमखच्छविभिन दग्धम्‌--ऋतु० ६।२१। 

किशलक: [ किश॒क नि० साध्‌: | ढाक का वृक्ष, दे० 
किश्‌क । 

किड्ि: | कक -|-इन्‌ पृषी० इत्वम्‌ ] 4. नारियल का पेड़ 
2. नीलकण्ठ पक्षी 3. चातक, पपीहा ( इस पक्षी को 
किकिन, किकिदिवि, और किकीदिवि भी कहते हैं ) 


सर्राणः को: कादेशः | 


किड्ुणोी, किड्िणिका, किड्िंणी, किडूणीका | किचित्‌ | 


कणति कण्‌--इन --डीप, पषो० साध:--किक्िणी -+ 
कन्‌+टाप, हस्वश्च | घंघरदार आभूषण, करधनी 
-क्वणत्कनककिड्धिणी झणझणायितस्यन्दने: - उत्तर० 
५।५, ६।१, शि० ९॥७४, कुछ ७।४९। 

किड्डिरः [ किम्‌--क्‌--क ] 4. घोड़ा 2. कोयलर 3. मध- 
मकक्‍्खी, 4. कामदेव 5. लाल रंग,--रम गजकुंभ, 
रा रुचिर । 


किड्िरात: [ किकिर--अत्‌ +-अण्‌ ] . तोता 2. कोयल, 
3. कामदेव 4. अशोक वक्ष । 

किड्जल:,--किड्जल्क: [किचित्‌ जल यत्र ब० स०, किचित 
जलम अपवारयति--किम्‌ + जल ---क ] कमल का सूत 
या फलयाकोईदूसरा पौधा--आकर्षद्धि: पद्मकिज्ज- 
ल्कगन्धानू--उत्तर० ३।२, रघ० १५॥।५२ । 

किटि: [ किट इन +-किच्च ] सूअर । 

किटिभ: [ किटि---भा+क्‌ | 4. जूं, लीक 2. खटमल । 

किट्टम, किट्टकम्‌ [ किट्‌-|क्त, स्वार्थ कन्‌ व | स्राव या 
कोट, विष्ठा, । 

किट॒टाल: [ किट्ट +अल-|-अच्‌ ] १. तांबे का पात्र 2. लोहे 
का जंग या मर्चा।  - 


किण: [कण्‌-|- अच्‌ पृषो० इत्वम | . अनाज, घटठा, चकत्ता, 
धाव का चिह्न,-ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वी- 
किणाड़ु इति--श० ११३, मृच्छ ० २।११, रघु० १६। 
८४, १८।४७, गीत० १ 2. चमंकील, तिल या मस्सा 
3. घण । 

किण्वम_ [ कण्‌+ क्वन्‌, इत्वम | पाप---ण्व:,-ण्वम मदिरा 
के निर्माण में खमीर उठाने बाला बीज, या औषधि 
मन ० ८। २२६ । 

कित (म्वा० पर०-केतति) 4. चाहना 2. रहना 
3. (चिकरित्सति) स्वस्थ करना, चिकित्सा करना । 

कितव: (स्त्री०-बी) [ कि+क्त-८"कित--वा-क | 
. घृत, झूझा, कपटी--अहंति किलर कितव उपद्रवम्‌ 
-+मालबि० ४, अमरु १७, ४१, मेघ० १११ 2. घत्रे 
का पीधा 3. एक प्रकार का गन्चद्रव्य | 

किन्धिन॒ (१०) [कि कुृत्सिता धोीब॑ंद्विरस्य--किधी 
-इनि | घोड़ा । 

किन्नर ८"-दे ० “किम के नीचे । 


किस (अव्य०) | कु+डिम बा० ] बराई, 'ह्ास' 'दोष' 
'कलंक' और निन्‍दा के भाव को प्रकट करने के लिए 
यह समस्त शब्द के आदि में केवल कक के स्थान में 
प्रयक्‍त होता हं---उदा ०-किसखा बरा मित्र, किन्नर 
--बरा या विक्ृत पुरुष आदि, नीचे के समस्त पदों 
को देखों। सम०--दास: ब्रा गृलाम या नौकर, 
--नर: बराया विक्ृत पुरुष, प्राणोक्त पुरुष जिसका 
सिर घोड़े का ही तथा शेष शरीर मनष्य का--जयो 
दाहरण बाद्धोर्गापयामास किन्नरानू-रघु ० ४॥७८--कु० 
१।८, ईशः इईववरः कुबर का विशेषण (स्त्री०--री) 
. किन्नरी--मेघ० ५६ 2. एक प्रकार की बीणा, 
- पुरुष: घृणा के योग्य नीच पुरुष, किन्नर--कु० १। 
ईइवर: कुबेर का विशेषण,--प्रभः बरा स्वामी 

या राजा--हितान्न यः संश्वणते स किप्रभ:,-कि ० १५, 
-- राजन (वि०) बरे राजा वाला, (पृं०) बरा राजा 
-सखि (पु०) (कर्तृ०, ए० व०,--किसखा) बूरा 


पर 


[ २७छएे 


मित्र--स किसखा साधू न शास्ति यो5अधिपम्‌--कि० 
१।५। 
किम्त्‌ (सवं० वि०) (कतृ ० ए० व०, पू०--कः ) [ स्थत्री० 
--का ] [ नप ०--किस | . कौन, क्या, कौनसा 
(प्रशनवाचक के रूप में )--प्रजासु कः केन पथा प्रया- 
यशषतो वेदितुमस्ति शक्ति:--श० ६।२६, करुणा- 
विमखेन मत्यूना हरता त्वां वद कि न में हतम 
--रघु० ८।६७, का खल्ववेन प्राथ्यमानात्मना 
विकत्थते--विक्रम ० २, कः को5त्र भो:, सर्वताम के रूप 
में यह शब्द कभी कभी 'कार्य करने की शक्ति या 
अधिकार' को जताने के लिए प्रयुक्त होता है--उदा ० 
के आवां परित्रातु दृष्यन्तमाक्रन्द--श ० १, 'हम कौन 
हैं ?' अर्थात्‌ 'हममें क्या शक्ति हैं ? आदि 2. नप ० 
(किम ) संज्ञा शब्दों के करण० के साथ प्रयक्‍त होकर 
बहुघा अर्थ होता हैँ, क्या लाभ हूँ ?7--कि स्वामि- 
चेष्टानिरूपर्णन---हि० १, “लोभइ्चेदगूणेन किम 
आदि भतं ० २।५५, कि तया दृष्टया श० ३, कि 
कुलेनोपदिष्टेन शींलमेवात्र कारणम्‌ू--मुच्छ० ९।७ 
प्रायः अनिरचय अथ को प्रकट करने के लिए, “किम 
के साथ 'अपि' 'चित्‌ “चन' 'चिदर्षि' या “स्वित' जोड़ 
दिया जाता ह--विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनम्‌--कु ० 
५।३२० कोई तपस्वी”“''; कापि तत एवागत्वती 
--मा० १, कोई स्त्री; कस्यापि को5पीति निवेदितं 
च--- १।२३,  किमपि किमपि''““जल्पतोरक्रमेण 
--उ. १।२७; कस्मिंश्चिदपि महाभागधेयजन्मनि 
मन्मथविकारम पलक्षितवानस्मि--मा ० १, किसपि, 
किचित 'थोड़ासा 'कुछ-सयाज्ञ ० २११६, उत्तर० 
६।२५, “किमपि' का अर्थ “अवर्णनीय' भी है, दे० अपि, 
'संभावना' के अर्थ को जतलान के लिए कभी कभी 
'किम्‌' के साथ 'इव' भी जोड़ दिया जाता हैं (अधिक- 
तर काल के साथ बल और सौंदय को जोड़ने वाला) 
-विना सीतादेग्या किमिव हि न दुःखं रघपते:-उत्त र० 
६।३०, किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌--झ्ा ० 
१५२०, 'इव' को भी दे०, (अव्य०) 4. प्रशदनवाचक 
निपात,--जातिमात्रेण कि कश्चिद्धन्यते पृज्यते क्वचित्‌ 
--हि० १।५८, 'मारा जाता हैं या पूजा जाता हैं 
आअ।दि, तत: किम--तो फिर क्‍या 2. 'क्यों' 'किसलिए 
अर्थ को प्रकट करने वाला अव्यय--किमका रणमेव 
दर्शन विलपन्त्य रतयं न दीयते--कु० ४॥७ 3. क्‍या 
प्रदनवाचक या ('या' को भावना को प्रकट करन वाले 
सहसंबंधी शब्द--किम्‌, उत, उताही, आहोस्वित, वा, 
किवा, अथवा, इन दब्दों को देखो) । सम०--अपि 
(अव्य०) . कुछ अंश तक, कुछ, बहुत अंशों तक 
2. बर्णनातीत रूप से, अवर्णनीय रूप से (गण, परिमाण 
व प्रकृति आदि ) 3. अत्यधिक, कहीं अधिक,---किमपि 


) 


कमनी ये वपुरिदम्‌ू---श० ३, किमपि भीषणं किमपि 
करालम्‌--आदि,---अर्थ (वि०) किस उद्देश्य या _ 
प्रयोजन वाला--किमर्थोड्यं यत्न:,--अर्थम््‌ (अव्य० ) 
क्यों, किसलिए,--आख्य (वि०) किस नाम वाला 
--किमाख्यस्य राजषे: सा पत्नी,--श० ७,--इति 
(अव्य०) क्‍यों निस्सन्देह, किस लिए निरचयार्थ, किस 
प्रयोजन के लिए (प्रइन पर बल देने वाला), तत्कि- 
मित्य दासते भरता:-- मा० १, किमित्यपास्थाभरणानि 
यौवन धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलूम्‌--कु० ५।४४, 
-:3,--उत . क्‍या, या (सन्देह या अनिइचय को 
प्रकट करने वाला ) ;--किम्‌ विषविसर्प: किमु मदः 
--उत्तर० १।३५, अमरु ९ 2. क्‍यों (तिस्संदेह) 
प्रियसुहत्सार्थ: किम्‌ त्यज्यते 3. और कितना अधिक, 
कितना कम,--यौवनं घनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता 
एककमप्यनर्थाय किम्‌ यत्र चतुष्टयम | हि० प्र० 
११, सवविनयानामेककमप्यषधामायतनं किमुत 
समवाय:--का ० १०३, रघ० १४।६५, कु० ७।६५ 
--कर: नौकर, सेवक, दास--अवेहि मां किड्धूरमष्ट- 
मृते:--रघ ० २।२५, (रा) सेविका, नौकरानी (री) 
सेवक की स्त्री,--कतेब्यता--कार्यता वह अवस्था जब 
कि मनष्य अपन मन में सोचता हे कि अब क्‍या 
करना चाहिए,--किकतंव्यतामढः: (यह समझने मे 
असमर्थ या घबराया हुआ कि अब क्या करना चाहिए) 
--कॉरण (वि०) क्या कारण या क्‍या तक रखन 
वाला,--किल (अव्य०) कैसी दयनीय अवस्था 
(असंतोष या दुःख, को अभिव्यक्त करने वाला--पा ० 
।३।१५१), न संभावयामि न म्षयामि तत्रभ्नवान्‌ कि 
किल वृषलरू याजयिष्यति--सिद्धा ०---क्षण (वि०) 
जो कहता हूँ कि एक मिनट का हें ही क्‍या, एक 
आलसी पुरुष जो क्षणों की परवाह नहीं करता हैँ 
5-हि० २।९१,-सगोत्र (थि०) किस परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाला,--च (अव्य०) इसके अतिरिक्त 
और फिर, आगं,---चन (अव्य०) कुछ दज तक, थोड़ा 
सा,-चित्‌ (अव्य०) कुछ दर्ज तक, कुछ, थोड़ा सा 
-किचिदुत्कान्तशशवौ--रघ्‌० १५३३, २।४६, 
१२।२१, (वि०) थोड़ा सा जानने वाला, पल्‍लव- 
ग्राही, कर (वि०) कुछ करने .वाला, उपयोगी 
-- काल:-- कुछ समय, थोड़ा सा समय प्राणः थीड़ा 
सा जीवन रखने वाला, "मात्र (वि०)--थोड़ा सा 
--छन्‍्दस (वि० )किस वेद से अभिज्ञ,--तहि (अव्य०) 
तो फिर क्या, परन्तु, तथापि,--तु (अव्य०) परन्तु, 
तो भी, तथापि, इतना होते हुए भी--अवेभि चना- 
मनघंति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे--रघु०» 
१४।४०, १।६५,--देवत (वि०) किस देवत! 


सम्बद्ध-वामधेय,--नासमन्‌ (वि०) किस नाम वाला, 


( २७७ , ) 


-जनिर्मित्त (वि०) किस कारण या हेतु को रखने 
वाला, किस प्रयोजन वाला,--निमित्तम (अव्य० ) 
क्यों, किस लिए,--न्‌ (अव्य ०) . क्या--किनु मे 
मरणं श्रेयो परित्यागों जनस्य वा >नलूू० १०।१० 
2. और भी अधिक, और भी कम-अपि त्रैलोक्य राज्यस्य 
हेतो: किन्‍न्‌ महीकृते--भग० १३५ 3. क्या, निस्स- 
न्देह-किन्नु मे राज्यनाथ:,-नु ख़लु (अव्य०) . किस 
प्रकार से, सम्मवतः, कंसे हैँ क्रि, क्‍या निस्सन्देह, 
क्यों, सचमृच--किनन खल गीताथ्थंमाकण्य इृष्टजन- 
विरहादुतेईपि बलवदुत्कण्ठितोइईस्मि--श० ५ 2. ऐसा 
, न हों कि-+किन्‍न खल यथा वयमस्यामेवमियमप्य- 
स्मान्‌ प्रति स्थात्‌ू---श० १,--पच,--पचान (वि०) 
कझऊजूस, कृपण,-- पराक्रम (वि०) किस शक्ति या 
स्फूति से यकक्‍त,--पुनर (अव्य०) कितना और अधिक 
या कितना और कम-स्वयं रोपितेष तरुष्त्पयते 
स्नेह: कि पुनरद्भसंभवेष्वपत्यंघ-का ० २९१, मेघ० रे 
१७, विक्रम २,--प्रकारम (अव्य०) किस प्रकार से 
-प्रभाव (वि०) किस शक्ति से सम्पन्न,--भूत 
(वि०) किस प्रकार का या किस स्वभाव का,-रूप 
(वि०) किस शक्ल का, किस रूप का,--बदन्ति, 
--ती (स्त्री०) जनश्रुति, अफवाह-मत्सम्बन्धात्‌ 
कश्मला किवदन्ती--उत्तर० १।४२, उत्तर० १॥४ 
--वराटक: अभितव्ययी, खर्चीला,--वा (अव्य०) ।. 
, प्रन्‍नवाचक अव्यय--कि वा शकुन्तलेत्यस्थ' मातुराख्या 
श० ७ 2. या (किम्‌--(क्या) का सहसम्बन्धी ) 
--राजपुत्रि सुप्ता कि वा जागषि--पंच० १, तंत्कि 
मारयामि कि वा विषं प्रयच्छामि कि वा पशधर्मेण 
व्यापादयामि-- त०, श्ृद्धार० ७,--विद (वि०) 
क्या जानने वाला,--व्यापार (वि०) किस कार्य को 
करने वाला,--शील (वि०) किस आदत का,--ौ्वित 
(अव्य० ) क्या, किस तरह--अद्रें: शरद“ हरति पवन: 
किस्विदित्य नम खी भिः--- मेघ ० १४ । 


कियत्‌ (वि०) [ कि परिमाणमस्य किम्‌--वतृप्‌, घः, किम 


कि आदेश: ] (कर्त ०, ए० व०, पु०--कियान, स्त्री० 
-+र्कियती, नपूं ० --कियत्‌ ) 4. कितना बड़ा, कितनी 
दूर, कितना, कितने, कितने विस्तार का, किन गणों 
का (प्रश्नवाचकता का बल रखने वाला )--किया- 
न्‍्कालस्तवेवंस्थितस्थ संजात: --पंच ० ५, नै० १।१३० 
अयं भतावासों विमश कियतीं याति न दशाम्‌--शा ० 
१।२५, ज्ञास्यति कियद्भजों मे रक्षति--श० १॥१३ 
कियदवशिष्टटं रजन्या:---श ० ४ 2. किस गिनती 
का अर्थात्‌ किसी अर्थ का नहीं, निकम्मा--राजेति 
कियती मात्रा--पंच० १।४०, मातः कियन्तो5रय 
 बेणी० ५९ 3. कुछ, थोड़ा सा, थोड़ी संख्या, चन्द 
(अभिश्चित बल रखने वाला)--मिजहदि विकसन्त 


सन्ति: सन्‍तः कियन्त:--भते ० २।७८, त्वदभिसरणरभ- 
सेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती--गीत ० 
६ । सम०--एतिका प्रयास, शक्तिशालोन धंययूक्‍त 
चेष्टा,-काल: (अव्य०) 4. कितनी देर 2. कुछ 
थोड़ा समय,-चिरम्‌ (अव्य०) कितनी देर तक-किय- 
च्चिरं श्राम्यसि गौरि--कु० ५॥५०,-दूरम्‌ (अव्य०) 
. कितनी दूर, कितनी दूरी पर, कितने फासले पर 
--कियददरे स जलाशयः:--पंच० १, नं० १।१३७ 
थोड़ी देर के छिए जरा सी दूर । 

किर: [| क--क | सूअर । 

किरकः [ क+ण्वल | . लिपिक 2. [ किर--कन्‌ ] सूअर 

फिरण: [ कु--कक्‍्य | ॥. प्रकाश को किरण, सूर्य, चन्द्वमा 
या किसी दीप्ययान ज्योति की) किरण--रविकिरण- 
सहिष्ण--श० २॥।४, एको हि दोषो गणससन्निपाते 
निमज्जतीन्दों: किरणेष्विवाडु:--कु० १।३, शा० 
४६, रघ्‌ ० ५॥७४, शि० ४॥५८, मय . चमकदार, 

उज्ज्वल 2. रजकण | सम०,--मालिन्‌ (पं) सूय्य । 

क्विरातः [ किर॑ पयंन्तभमिम्‌ अतति गच्छतीति किरातः | 
एक पतित पहाड़ी जाति जो शिकार करके अपनी 
जीविका चलाती हैं, पहाड़ी,-वैयाकणकिरातादपशब्द- 
मगाः कक्‍व यान्‍्तु संत्रस्ताल यदि नटगणकचिकित्सक- 
वेतालिकवदनकन्दरा न स्यः । .सुभा ०, कु ० १।६, १५, 
रत्त० २।३ 2. वहशी, जंगली 3. बौना 4. साईस 
अद्वपाल 5. किरातवेशधारी शिव,--ता: (ब० व० ) 
एक देश का नाम,--सम ० --आशिन (१०) गरुड की 
उपाधि । 

किरातो [ किरात-+-हीष |. किरात जाति की स्त्री, 2. चंवर 
डलाने वाली स्त्री--रघु० १६।५७ 3. कुट्टिती, दूती 
4. किरात के वेश में पावंती 5. स्वगंगा । 

किरि: | क+-३ ] !. सूअर, वराह 2. बादल 

किरीट:,-टम [ क--कीटन्‌ |] मृकुट, ताज, चंडा, शिरो 
वेष्टन-कि रोटबद्धाआइजलय:-- कु ० ७॥।९२ 2. व्यापारी । 
सम०--धारिन्‌ (पं०) राजा। --मालिन (पूं०) 
अर्जन का विशेषण । 

किरीटिन (वि०) [ किरीट--इनि |] ताज या मुकुट पहनन 
वाला,--भग ० ११॥१७, ४६, पंच० ३,--(१० ) 
अर्जन--भग ० ११।३५, (महा० में इस नामकरण की 
व्याख्या इस प्रकार हुं>पुरा शक्रण मे बद्ध यध्यतो 
दानवर्ष मे, किरीटं मृध्नि सूर्याभ तेनाहुर्मा 
किरीटिनम । 

किर्मोर (वि०) [ क्‌--ईरनू, मुट |] चित्रविचित्र रंग का 
चितकबरा, चित्तीदार,--र: . एक राक्षस जिसको 
भीम ने मारा था--वेणी० ६ 2. शबल या बहुरंगी 
रंग । सम०-जित,--निषदनः,---सुदन: भीम के 
विशेषण । 


( २७८ ) 


किलः | किल-|-क ] क्रीडा, तुच्छ, खलखेल में हो जाने 
वाला । सम०--किचितम्‌, प्रेमी-मिलन के अवसर 
पर श्वृंगारी उत्तजन, रुदन, हास, रोष आदि भाव । 

किल (अव्य०) [ किल-क ] निश्चय ही, बेशक, 
निस्संदेह, अवश्य--अहँति किल कितव उपद्रवम्‌ 
“मालवि० ४, इंदं॑ किलाव्याजमनोहरं वपु: - श० 
१।१८ 2. जेसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि बतलाया 
जाता हैं (विवरण या परंपरा दर्शाने वाला )--बभूव 
योगी किल कारतंवीये:--रघ्‌ ० ६।३८, जघान कस 
किल वासुदेव:-महा० 3. झूठमठ का कायं, प्रसह्य सिंह: 
किल ता चकर्ष रघृु० २२७, कि० ११॥२ 4. क्षाशा, 
प्रत्याशल, संभावना पार्थ: किल विजेष्यते कुरूत 
-““ गण० 5. असंतोष, अरुचि,--.एवं किल केचिद्वदन्ति 
“ग्ण० 6. घृणा-त्वं॑ किले योत्स्यसे--गण० 
7. कारण, हेतु--( अत्यंत विरल )--स किलेवम॒क्तवान्‌ 
--गण० “क्योंकि उसने ऐसा कहा' । 


किलकिल:,ला [ किल-|-क, प्रकारे वीप्सायां वा द्वित्वम, 
पक्ष टापू ] किलकारी, हर और प्रसब्नतासूचक 
चीख । 

किलकिलायते (ना० धा० आ०) किलकारी मारना, कोला- 

. हल करना--भट्ठि० ७।१०२ । 

किलिजम्‌ [| किलि--जन्‌ --ड ] . चटाई 2. हरी रूकड़ी 
का पतला तख्ता, फलक । 

किल्विन्‌ (१०) | किल--क्विपू, किल-|-विनि ] घोड़ा, 

किल्विषम्‌ | किल -टिषच्‌, वुक | . पाप, मन्‌ ० ४।२४३, 
१०।११८, भग० ३।१३, ६।४५ 2. त्रुटि, अपराध, 
क्षति, दोष---मन्‌ ० ८।२३५ 3. रोग, बीमारी । 

किशलप:,--यम्‌ [ किचित्‌ शरूति --किम्‌ --शल --कयन्‌ 
बा०, पृषो० साध: ] पल्‍लब, कोंपल, अंकुर, अंखुआ 
-“दे० 'किसलय । 

किशोरः [किम्‌ --शु-+ओरन्‌ ] . बछेरा, वन्य पद -शावक, 
किसी जानवर का बच्चा --केसरिकिशो र:---आ ० 
2. तरुण, बालक, १५ वर्ष से कम आय का, अवयस्क 
(विधि में) 3. सूय--,री एक नवय वती, तरुणी । 

किष्किन्ध:, -न्ध्यः [ कि कि दधाति--कि --कि /-घधा-- क; 
पृर्वस्थ किमो मलोप:, सुट्‌, षत्वम्‌,--किष्किन्ध -|-यत | 
एक देश का नाम 2. उस प्रदेश में स्थित एक पहाड़ 
का नाम--धा,--ध्या एक नगरी, किष्किन्धा की 
राजधानी । 

किणष्कु (वि०) [ क॑-+-कु नि० साधु: | दुष्ट, निन्ध, ब्रा, 
5प्कुः (प्‌० स्त्री०) . कोहनी से नीचे भूजा 2. एक 
हस्त परिमाण, हाथ भर की लम्बाई, एक बालिश्त । 

किसलः,-लम , ) [ किडज्चित्‌ शलति--किम्‌ -|-शल -|-क 

किसलय:ः,--यम्‌, | (कयन्‌ ) वा०, पृषो० साधु: | पललव, 
कोमल अंकुर या कोंपल--अधरः किसलयराग:, 


श० १॥२१, किसलयमलनं कररुहँ:--२। १०, किसलयेी: 
सलयेरिव पाणिभि:--रघ्‌ ० ९।३५ । 

कोकट (वि०) (स्त्री०--ढी) [ की शने: द्वतं वा कटति 
गच्छति--की -|-कट्‌ ---अच्‌ ] 4. गरीब, दरिद्र 

' 2. केज्जूस,--5: घोड़ा,-- -टा: (ब० व०) एक देश का 

(विहार) नाम । 

कोकस (वि०) [ की कुत्सितं यथा स्यात्तथा कसति--की 
- कस्‌ +-अच्‌ ] कठोर, दृढ, - सम्‌ हड्डी । 

कोचकः | चीकयति शब्दायते---चीक -- वनू, आयद्यन्तविप- 
येयः ] 4. खोखला बांस 2. हवा में खड़खड़ाते या 
साँय साँय करते हुए बांस--शब्दायन्ते मघरमनिल: 
कीचकाः पू्यमाणा:--मेघ० ५६, रघ्‌० २।२२, ४७३, 
कु० १।८ 3. एक जाति का नाम 4. विराट राज 
का सेनापति (जब द्रौपदी, सैरिन्ध्री के वेश में, भेस 
बदले हुए अपने पाँचों पतियों के साथ राजा विराट 
के दरवार में रह रही थी, उस समय एक बार कीचक 
ने उसे देखा, द्रौपदी के सौन्दर्य से उसके हृदय में 
कामाग्नि प्रज्वलित हुई; तब से लेकर उसकी पाप 
दृष्टि द्रौपदी पर छगी रही और उसने अपनी बहन 
(राजा विराट की पत्नी) की सहायता से उसके 
सतीत्व को भंग्र करने की चेष्टा की | द्रौपदी ने अपने 
प्रति उसके अशिष्ट व्यवहार की शिकायत राजा से 
की, परन्तु जब राजा ने हस्तक्षेप करने में आनाकानी 
की तो उसने भीम से सहायता मांगी, और उसके 
सुझाव को मानकर उसने कीचक के प्रस्ताव के प्रति 
अन्‌ कूलता दर्शाई । तब यह निश्चय किया गया कि वे 
दोनों आधी रात के समय महल के नाच घर में मिलें, 
फलूत: कीचक वहाँ गया और उसने द्रौपदी का आलि-._ 
ज्भन करने का प्रयत्न किया, परन्तु अन्धेरा होन के 
कारण वह दुष्ट द्वरोपदी के बजाय भीम के भजपाश में 
फंस गया--ओर उसके बलबान्‌ हाथों से वह वहीं 
कुचला जाकर मौत का शिकार हुआ) । सम०--जित 
(प्‌०) द्वितीय पाण्डवराज भीम का विशेषण । 


कीट: | कीट्‌ |-अच्‌ | . कीड़ा, कृमि--कीटो४पि सुमन:-- 
सजद्भादारोहति सतां शिरः-हि० प्र० ४५ 2. तिर- 
स्कार व घृणा को व्यक्त करने वाला शब्द (बहुधा 
समास के अत्त में) द्विपकीट:---अधम हाथी, इसी 
प्रकार पक्षिकीट: आदि। सम०--घ्नः-- गंधक,---जम्‌ 
रेशम,--जा लाख,--मणिः जगन्‌ । 

कीटकः [कीट-|-कन्‌] . कीड़ा 2. मगध जाति का भाट। 

कोदक्ष (स्त्री० - क्षी) | | किम्‌ +-दृश्‌ -+-क्त, किन, 

कोद्श, कीदृश (स्त्री--शी) | कञ्य वा, किमः की आदेश: ] 
किस प्रकार का, किस स्वभाव का,- तद्भो: कीदगसो 
विवेकविभवः कीदृक्‌ प्रबोधोदय:--प्रबो० १, नै० 
९१२३७ । 


( २७९ ) 


कोनाश (वि०) [ क्लिश कन्‌, ई उपधाया ईत्वम, लस्य 
लोपो नासाग्रमश्च | 4. भूमिधर 2. गरीब, दरिद्र 
3. कृपण 4. लघु, तुच्छ,---छ्षः मृत्य के देवता यम की 
उपाधि 2. एक प्रकार का बन्दर । | 

कोरः [ की इति अव्यक्तशब्दम्‌ ईरयति--की-[-ईर्‌ -- 
अच ]. तोता-एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयषमास्वा- 
दयति--भामि० १।५८,--रा: (ब० व०) कास्मीर 
देश तथा उसके निवासी,--रम्‌ मांस | सम०--ृष्टः 
आम का वृक्ष (इसे तोते बहुत पसन्द करते हैं) । 
--वर्णक््‌ सुगन्‍्धों का शिरोमणि । 

कोर्ण (वि०) [क-+-क्‍्त] 4. छितराया हुआ, फेलाया 
हुआ, फंका हुआ, बखेरा हुआ 2. ढ़का हुआ, भरा 
हुआ 3. रक्‍खा हुआ, धरा हुआ 4. क्षत, चोट पहुं- 
चाया गया--दे० क्‌। 

कीणि: (स्त्री०) [कु+क्तिन्‌] 4. बखेरना 2. ढकना, 
छिपाना, गुप्त कर देना 3. घायल करना । 

कौतनम्‌ [कत्‌--ल्युट] 4. कथन, वर्णन 2. मन्दिर,--ना 
. कीतिवर्णन 2. सस्वर पाठ 3. यश, कीर्ति । 

कीतयू--कृतू । क्‍ 

कीति: (स्त्री०) [कत्‌--क्तिन्‌] . यश, प्रसिद्धि, कीर्ति 
“एईह कौतिमवाप्नोति--मनु ० २।९, वंशस्य कर्तार- 
मनन्तकीतिम्‌--रघु ० २।६४, मेघ० ४५ 2. अनुग्रह, 
अनुमोदन 3. मेल, कीचड़ 4. विस्तृति, विस्तार 
5. प्रकाश, प्रभा 6. घ्वनि। सम०--भाज्‌ (वि०) 
यशस्वी, विख्यात, प्रसिद्ध (प्‌०) द्रोण का विशेषण 
जो कि कौरवों और पांडवों का सैन्य-शिक्षाचार्य था, 
- शेष: केवल यश के रूप में जीवित रहना, यश के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं छोड़ना अर्थात्‌ मृत्य--तु० 
न)!मशेष, आलेख्यशेष । _ 

कोल ( म्वा० पर०) . बांधना 2. नत्थी करना 3. कील 
गाड़ना । 

कोल: [कौल-[-घजञा] . फन्‍नी, खंटी--कीलोत्वाटीव 
वानरः:--पच ० १२१ 2. भाला 3. बलली, खंभा 
4. हथियार, 5. कोहनी 6. कोहनी का प्रहार 7. ज्वाला 
8. परमाण 9. शिव का नाम । 

कौलकः [कील-कन्‌ | 4. फन्‍नी या खंटी 2. खंबा, स्तंभ 
>>दे० कील | 

कोलाल: [कील-|-अल --अण्‌ ] 4. अमृतोपम स्वर्गीय पेय, 
देवताओं का पेय 2. मधु 3. हैबान,--लम 4. रुघिर 

82. जल। सम०--धिः समुद्र,--प: पिशाच, भूत । 

कोलिका [कील--कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌] घुरे की कील । 

कोलित (वि०) [कील--क्त . बंधा हुआ, बद्ध 2. स्थिर 
कोले से गड़ा हुआ, कील ठोक कर जड़ा हुआ--तेन 
मम हृदयमिदमसमशरकीलितम्‌--गीत ० ७, सा नदचे- 
तसि कीलितेव--मा० ५॥१० । 


कीश (वि०) [क--ईश्‌ -क] नंगा,--- शः . लेगूर, बन्दर 
2. सूर्य 3. पक्षी । रे 

कुः (स्त्री०)) [कु+ड] . पृथ्वी 2. त्रिभज या सपाट 
आकृति को आधार-रेखा, सम०--पुत्रः मंगलग्रह । 

कु (अव्य ०) खराबी, हास, अवम्‌ल्यन, पाप, भत्संना, 
ओछापन, अभाव, त्रूटि आदि भावों को संकेत करने 
वाला उपसगे; इसके स्थानापन्न अनेक हैं, उदा० कद्‌ 
(कदश्वः), कव (कवोष्ण), का (कोष्ण), कि 
(किप्रभु:)->पंच० ५११७। सम०--कर्मन्‌ (नपुं०) 
ब्रा कार्य, नीच कमे,--ग्रहः अमंगल-ग्रह,--प्रामः 
छोटा गाँव या पुरवा (जहाँ राजा का अधिकारी, 
अग्निहोत्री, डाक्टर या नदी न हो),--चेल (वि०) 
फट पुरान वस्त्र पहने हुए,--चर्या दुष्टता, अशिष्टा- 
चरण, अनोचित्य,-- जन्मन्‌ (वि०) नीच कुल में 
उत्पन्न,--तनु (वि०) विकृ्वृतकाय, कुरूप (नुः) 
कुबर का विशेषण--तंत्री खराब. बीणा,--तकं: 
. कूटतकत्मिक, हेत्वाभासरूप 2. धमंविरुद्ध सिद्धान्त 
स्वतंत्र चिन्तन--कुतकष्वभ्यास: सततपरपैशन्यमननम्‌ 
“गंगा० ३१, “पथः तक करने की झटठी रीति 
-“तीर्थभ ख़राब अध्यापक--दृष्टिः (स्त्री०) ॥. 
कमजोर नजर 2. पापदृष्टि, कुटिल आंख (आलं०) 
3. वेदविरुद्ध सिद्धान्त, धमंविरुद्ध सिद्धांत-मन्‌ ० 
१२।९५,--देशः . ब्रा देश या ब्री जगह 2. वह 
देश जहाँ जीवन की आवश्यक सामग्री उपलब्ध न हो, 
या जो अत्याचार से पीड़ित हो,--देह (वि०) कुरूप, 
विक्ृतकाय (हः ) कुबेर का विशेषण,--धी (वि०) 
. मूर्ख, बुद्ध, बेवकफ 2. दुष्ट,--नठः ब्रा पात्र, 
-“नदिका छोटी नदी, क्षद्र नदी, लघ स्रोत--सुपूरा 
स्थात्कुनदिका--पंच० १।२५,--नाथः बूरा स्वामी, 
“नामन्‌ (7०) कंजूस,- रथः ॥. कुमार्ग, द्रा 
रास्ता (आलं० भी) 2. ध्मंविरुद्ध सिद्धान्त,--पृत्रः 
ब्रा या दुष्ट पुत्र,-- पुरुष: नीच या दुष्ट पुरुष, -- पूय 
(वि०) नीच दुष्ट, तिरस्करणीय,--प्रिय (वि०) 
अरुचिकर, तिरस्करणीय, नीच, अधम,--प्लबः ब्री 
किश्ती---कुप्लवे: संतरन्‌ जलम--मन॒० ९।१६१, 
“ अह्यः,--बअ्रह्मन्‌ पतित ब्राह्मण,--मंत्रः 4. ब्रा 
उपदेश 2. बुरे कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए 
प्रयक्त मंत्र,-- योग: अशुभ संयोग (ग्रहों का ),-- रस 
(वि०) बुरे रस या स्वाद वाला, (सः) एक प्रकार 
को मदिरा,-- रूप (वि०) कुरूप, विक्ृत रूप, पंच० 
५।१९,--- रूप्यम्‌ टीन, जस्ता,---बंगः सीसा,---बचस, 
वाक्य (वि०) गाली देने वाला, अहलील भाषी, 
दुवंचन या कुभाषा बोलने वाला (नप्‌ ०) दुर्वंचन, 
दुर्भाषा,-- वर्ष; आकस्मिक प्रचंड बौछार,--विवाह: 
विवाह का भ्रष्ट या अनुचित रूप-मनु० ३।६३,-चत्तिः 


( २८० ) 


(स्त्री) बरा व्यव॒हार,--बद्यः खोटा वेद्य, कठवेद्य, 
नीम हकीम,--शील (वि० ) अक्‍्खड़, दुष्ट, अशिष्ट, 
दुष्ट स्वभाव,--ष्ठलम्‌ बरी जगह,--सरित्‌ (स्त्री०) 
क्षद्र नदी, छोटा स्रोत--उच्चछिदयन्ते क्रिया: सर्वाः ग्रीष्मे 
कुसरितों यथा-पंच० २।८५ -सत्तिः (स्त्री०) 
, दराचरण, दुष्टता 2. जादू दिखाना 3. घतंता,-सरुन्नी 
पेटी स्त्री । 

कु । (म्वा० अअ०-कवते ) ध्वनि करना । 
] (तुदा० आ०--क॒वते) 4. बड़बंड़ानों, कराहना 
2. चिल्लाना, क्रंदन करना । 
श (अदा ० पर०--कौति) भिनभिनाना, कजना, गूंजन 
करना (मघमक्खी की भांति) । 

कुकभम्‌ [कुकेन आदानेन पानेन भाति -कुक--भा-+-क | 
एक प्रकार की तीक्षण मदिरा । 

कुकील: [को पृथिव्यां कील: इव ] पहाड़ । 


कुक (क्‌) दः [कक वा क इत्यव्ययूम--अलंकृता कन्या तां. 


सत्कृत्य पात्राय ददाति कुकु (क)-+-दा+क] उपयक्त 
श्ृंगारों से सुभूषित (अलुंकृत) कन्या को विधिपूर्वक 
विवाह में देने वाला । 

कुकुन्द (ढ़) रः [स्कंयते कामिना अत्र, नि० साधः ] जघन- 
कप, कलल्‍्हे के दो गतं जो नितम्ब के ऊपरी भाग में 
होते है, दे” 'ककुन्दर । 

कुकुरा: (ब० व०) [कु+कुर+क] एक देश का नाम, इसे 
दशाहँ भी कहते हैं । 

कुकल:,--लम [क--ऊलच्‌ू, कुगागमः] 4. चोकर, भूसी 
-कुकलानां राशों तदनु हृदयं पच्यत इव--उत्तर० ६। 
४० 2. भसोी से बनी आग,--लम [को: कलम ष० 
त०]१. छिद्र, खाई (खंट स्थणादिकों से भरी हुई) 
2 कवच, बख्तर । 

कुक्कुटः [कुक--कव्विप, तेन कुटति, कुक+कुट-+क | 
. मर्गा, जंगली मर्गा 2. जले हुए भूस का फिसफिसाना 
जलती हुई लकड़ी 3. आग की चिगारी 

कुकुटिः,-- टी (स्त्री०) [कुक्कुट--इन्‌, पक्षे छीप | दम्भ 
पाखण्ड, घामिक अनष्ठानों से स्वार्थंसिद्धि । 

कुक्कुभ: [कुक्कु शब्द भाषते --कुक्कु-+- भाष्‌+ड बा० | 
. जंगली मर्गा 2. मर्गा 3. वानिश । 

क्ुवकुरः (स्त्री०--री) [कोकते आदरत्तं--कुक्‌ -+ क्विप्‌, कुक 

. किचिदपि गहून्तं जन॑ दृष्टवा कुरति शब्दायते--कुक 

+कुर--क | कुत्ता-ग्रस्यतच्च न कुक्कुर रह रहजं डुगंतर 
चव्यते--मच्छ ० २।१२। सम०--बाच (पृं०) हरिणों 
की एक जाति । 

कुक्ष: [कृष्‌-+-स |] पेट । 

कुक्षिः [कुष-|-क्सि ] . पेट--जिह्यिताध्मातकृक्षि: (भजग- 
पति:)--मच्छ ० ९।१२ 2. गर्भाशय, पेट का वह भाग 
जिसमें श्रण रहता हँ-ऊुम्भीनस्याश्य कुक्षिज:--रघु ० 


१५।१५, शि० १३।४० 3. किसी चीज़ का भीतरी 
भाग--रघ्‌ ० १०।६५ (यहाँ शब्द द्वितीय अर्थ को भी 
प्रकट करता है) 4. गत॑ 5. गृफा, कन्दरा--रघु ० २। 
३८, ६७ 6. तलवार का म्यान 7. खाडी। सम० 
“-शलः पेट दर, उदरशल । 

कृक्षिम्भरि (वि०)[कुक्षि-भ--इन्‌, मम] अपना पेट भरने 
की चिन्ता करने वाला, स्वार्थी, पेट, बहुभोजी । 


कडकुमस [कुक-उमक, नि० मम ] केसर, ज़ाफ़रान-लग्न- 
कुड्कुमकेसरान्‌ (स्कन्धान्‌ )-रघ्‌ ० ४॥६७,  धरतु ० ४।२, 
५॥९, भतृ ० १।(१०, २५, । सम०--अद्विः एक पहाड़ 
का नाम । 
] (तुदा० पर ०-कुचति, कुचित) 4. (पक्षी को भाँति) 
ककंश ध्वनि करना 2 जाना 3. चमकाना 4. सिको- 
डना, झूकाना 5. सिकुड़ना 6. बाधा उपस्थित करना 
7. लिखना, अंकित करना, सम---, !. टेढ़ा होना 
2. संकुचित करना, 3. संकुचित होना-यथा-गात्र संडकु 
चितं, मृगपतिरपि कोपात सल्धकुचत्युत्पतिष्ण:--पंच ० 
३।४३ 3. बन्द करना मर्साना--कमलरूवनानि सम- 
कुचनू--दश ०, (प्रेर०) बन्द करना, सिकोड़ना 
घटाना । 
](म्वा ० पर ०(कुज्च्‌ भी )-कोच ति, कुझचति, कुड्चित) 
, कुटिल बनाना, झूकाना या टेंढ़ा करना 2. टंढ़ी तरह 
से चलना 3. छोटा करना, घटाना 4. सिकुड़ना, संकु 
चित होना 5. की ओर जाना, आ---, सिकोड़ना, टेढ़ा 
. करना, झुकाना (प्रेर० भी) कु० ३।७० रघु ० ६।१५, 
भतं ० १।३,-वि---, सिकोड़ना, टेढ़ा करना । 
कचः [कुच-+- क | स्तन, उरोज, चूची--अपि वनान्त रमल्प- 
कुचान्तरा-विक्रम० ४॥२६। सम--अग्रम,--मुखम्‌, 
चचक,---तटम,---तठी 4. (स्त्रियों के) स्तन का उतार 
-फलः अनार का वक्ष । 
कुचर (वि०)(स्त्री ०---रा,---री) 4. शत: शन: जाने वाला, 
रंग कर जाने वाला 2. दुष्ट, नीच, दुश्चरित 3. अप- 
मानित करने वाला, छिद्रान्वेषी,---र: स्थिर तारा । 
कुच्छम [कु+छो--क | कमल की एक जाति, कुम॒द । 
कुजः [कु+जन्‌-| ड | 4. वृक्ष 2. मंगल ग्रह 3. एक राक्षस 
जिसे कृष्ण ने मार गिराया था (नरक भी इसी का 
नाम हैं ),--जा सीता । 


| । 


कुजम्भलः कुजश्मिलः[को: पृथिव्या: जम्मनमिव अत्र ०्ब०्स०, 


की: पथिव्या: कौ पथिव्यां वा जंभल:--ष० त० वा 


स० त०] संघ लगाकर घर म॑ चोरी करने हला 


चोर । 

कुज्ञटि:, कुज्ञटिका, कुज्मटो [कुजू+कब्िवप्‌ू, झट--इन्‌ 
कुज्‌ चासौ झटिच्च कम ० स०, कुज्ञटि +कन्‌ +टाप्‌ 
कुज्ञटि --डीपष | कुहरा, घ॒न्ध । 

कुडच्‌--दे० कुच्‌ 7 


है 


( २८१ ) 


कुझचन भ्‌ कुञच --ल्यूद | टेढ़ा करना, झकाना, सिकोड़ना । 

कुअझचिः [कुच्‌--इन |आठ मद्ठियों या अंजलियों की धारिता 
का माप अष्टम्‌ षिटिभेंवेत्कुड्िचि: । 

कुञज्चिका [कुच+ण्वल--टापू, इत्वम] 4. कुंजी, चाबी 

भतं० १।६३ 2. बॉस का अंकुर । 

कुज्चित (वि० )[कुंच-+-क्त|सिकुड़ा हुआ, टेढ़ा किया हुआ 
झकाया हुआ । 

कुृ>जः--,जम [ कु+जन्‌ +-ड, पषो ०साध : ] . छताओं तथा 

पौधों से आच्छादित स्थान, लतावितान, - पर्णशाला, 
-“5चेल सखि कुछ्जं सतिमिरपंजं शीरूय नीलनिचोलम 
>“गीत० ५, वंजूलरूताकुंजे--- १२, मेघ० १९, रघ्‌० 
९६४ 2. हाथी का दाँत। सम०---कुटोरः लतामण्डप 
लताओं तथा पौधों से परिवेष्टित स्थान-गज्जत्कुञ्ज- 
कुटीरकौशिकघटा--उत्तर० २॥२९, मा० ५१९, 
कोकिलकजितकुंजकुटी रे--गीत ० १ । 

कु्जरः| कुझ्जो हस्तिहन्‌: सोष्स्पास्ति-कुज्ज --र |] 4. हाथी 
2. (समास के अन्त में ) कोई सर्वोत्तिम या श्रेष्ठ वस्तु 
--अमरकोश इस प्रकार के निम्नांकित प्रयोग बत- 
लाता हैं-- -स्य॒रुत्तरपदे व्याप्र प्ंगवषभकुज्ज रा, सिंह 
शादूलनागाद्या: पूंसि श्रेष्ठाथवाचका: । 3. पीपल का 
वक्ष (अश्वत्थ ) 4. हस्त नामक नक्षत्र | सम०--अनी 
कम सेना का एक प्रभाग जिसमे हाथी हों, हस्ति-सेना, 
“अशनः अव्वत्थ वक्ष,--अराति: . शर 2. शरभ 
(आठ पर का एक काल्पनिक जन्तु),-ग्रहः हाथी 
पकड़ने वाला । 

कुट  ( भवा० पर०--क्रुटति, कुटित) . कुटिल या बक्र 
हीना 2. टेढ़ा करना या झकाना 3. बेइमानी करना 
छल करना, धोखा देना 
[! (दिवा० पर०--कुटयति) तोड़ कर टुकड़े टुकड़े 
करना, फाड़ देना, विभक्‍त करना, विघटित करना । 

कूटः.--टम [कुट-कम्‌ ] जलपात्र, करवा, करूश,--टः 
. किला, दुगे 2. हथोड़ा 3. वक्ष 4. घर 5. पहाड़ । 
सम०--जः . एक वृक्ष का नाम--मेघ० ४, रघू ० 
१९।३७, ऋरत० ३॥१३, भतं० १।४२ 2. अगस्त्य 
3. द्रोण--हारिका सेविका, नौकरानी । 

कुटकम [ कुट--कन्‌ | बिना हलस का हल । 

कुटडुःः [कु+टछड्ण- घञ्ण | छत, छप्पर । 

कुट डक: [कुटस्य अद्भक:ः:--ष०त० |] . वक्ष के ऊपर फैली 
हुई लताओं से बना लतामण्डप 2. छोटा घर, झोंपड़ी 
कुटिया । क्‍ 

कुटपः [कुट+पा-+क] . अनाज की माप ("-कुडव) 
2. घर के निकट वाटिका 3. क्रूषि, संन्‍्यासी,--पम्‌ 
कमल । 

कटरः [कुट--करन्‌ बा०] वह थूणी जिसमे मथते समय 
रई की रस्सी लिपटी रहती है । 

२६ 


कुटलम्‌ [कुट +-कलच्‌ ] छत, छप्पर । 

कुटिः [कुट--इन्‌ ] ।. शरीर 2. वक्ष (स्त्री०) 4. कुटिया 
झोपड़ी 2. मोड़, झकाव | सम०--चरः संस, शिशुक । 

कटिरम [कुट-+-इरन्‌ ] कुटिया, झोंपड़ी । 

कूटिल (वि०) [कुट-+ इलच्‌ ] . टेंढ़ा, झुका हुआ, मड़ा 
हुआ, घृंघरदार--भेदात्‌ श्रवों: कुटिलयो:--श० 
५।२२३, रघ० ६।॥८२, १९।१७ 2. धमावदार, बल- 
खाती हुई---क्रोशं कुटिका नदी-सिद्धा० 3.| (आलं० ) 
कपटी, जालसाज, बईमान ।सम०--आहय (वि० ) 
दुरात्मा, दुर्गति,-पक्ष्मन्‌ (वि०) मड़ी हुई पलकों वाला 
>स्वभाव (वि०) कूटिल प्रकृति, बईमान, दुर्गंति । 


कुटिलिका [कुटिल--कन्‌-+टापू, इत्वम] 4. दब पाँव 
आना (जिस प्रकार कि शिकारी अपन शिकार पर 
आते हैं) दुबक कर चलना, 2. लहार को भट््‌टी । 

कटटो [कुटि-+डीष | ।. मोड़ 2, कुटिया, झोंपड़ी-प्रासादी- 
यति कुट्याम--सिद्धा०>मन्‌ ० ११।॥७२, पर्ण, 
अश्व” आदि 3. कुद्टिनी, दूती । सम०--चकः किसी 
संघविशेष का संन्यासी--चतुविधा भिक्षवस्ते कुटीचक- 
बहदकौ, हंस: परमहंसरच यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः । 
--महा ०,-- चरः एक संन्यासी जो अपने परिवार को 
अपने पुत्र को. देख रेख में छोड़कर अपन आपको 
पूर्णतया धर्मानुष्ठान एवं तपरचर्या में लगा देता हैं । 

कुटी र:, रम्‌ [कुटी-+र, कुटीर--कन्‌ | झोंपड़ी, कुटिया 

कूटो रक 5ःउत्तर० २।२९, अमरु ४८ । 

कुदुनी [कुट-+उन्‌ +डीष |] कुट्टिनी, दूती--दे ० कुटटनी । 

कुटम्बम, कुटस्बकम्‌ | कटम्बू--अचू, कुटम्ब--कन्‌ |] 
. गृहस्थी, परिवार-उदारवरितानां तु वसुधव कुटम्ब- 

कम्‌--हि० १।७०, याज्ञ ० १४४५ मन्‌ ० ११।१२, २२, 

८।१६६ 2. परिवार के कतंव्य और चिताएँ-तद॒पहित- 
कुटुंब:--रघु ० ७।७१,--बः,--बम्‌ 4. बंध्‌, वंश या 
विवाह के फलस्वरूप संबंध 2. बालबच्चें, संतान 
3. नाम 4. वंश। सम०--कलहः,-हम्‌ घरेल झगड़े 
-भरः परिवार का भार -भर्तां तदपितकुटुम्बभरेण 
साधम्‌--श० ४।१९, व्यापत (वबिं०) (वह पिता) 
जो पालन पोषण करता हैं, तथा परिवार को भलाई 
का ध्यान रखता है । 

कट्म्बिक:, कुटुम्दिन (प०) |[ कुटम्ब--ठन, इनि वा |] 
गृहस्थ, कुल पिता, जिसे परिवार का भरण पोषण 
करना पड़ता हैं, या जो देखभाऊ करता ह-5प्रायेण 
गृहिणीनेत्रा: कन्याथेष्‌ कुट्म्बिन:-कु० ६।८५, विक्रम ० 
३।१, मन्‌० ३।८०, याज्ष ० २४५ 2. परिवार का एक 
सदस्य,--नी 4. गृहपत्नी, गृहिणी (गृह स्वामिनी.) 
भवतु कुटुम्बिनीमाहुय पृच्छामि-म्‌द्रा ० १, प्रभक्‍न्‍त्यो 
पिहि भत्तेष्‌ कारणकोपा: कुटुश्बिन्य:--मालवबि० १। 
१७, रघ० ८।८६, अमर ४८ 3. स्त्री । 


( 


कूटूट (चुरा० उभ०-कुंट्टयति, कुट्टित) 
बांटना 2. पीसना, चूर्ण करना 3. दोष देना, निन्‍्दा 
करना 4. गूणा करना । 

कूट्टक: [ कुट्ट #ष्वूल | कटने वाला, पीसने वाला । 

कूटटनम्‌ | कुट >ल्यट | 4. काटना 2. कटना 3. दुर्वंचन 
कहना, निन्‍दा करना । 

कूटट (ट्वि) नी [ कुट्यति नाशयति स्त्रीणां कुलम्‌ -क्ुट्ट 
+णिच्‌+ल्यट -|-डीपू, कुट्ट/इनि वा] कुटनी 
दती, दल्ली 


कटुमितम | कुट्र +घञ , तेन निर्वत्त इत्यर्थों कुट्ट +-इमप्‌ 
-+-इतच्‌ ] प्रियतम के प्यार का दिखावटी तिरस्कार 
(झूठमठ ठकराना ) (नायिका के २८ हावभाव तथा 
अनु नय, में से एक) सा० द० परिभाषा देता है -- केश- 
स्तनाघरादीनां' ग्रहे हर्षेपि संश्रमात्‌, प्राहुः कुट्टमित॑ 
नाम शिरःकरविध ननम्‌, १४२ । 

कुट्टाक (वि०) ((्त्री०--कौ) [ कुट्ट +पाकन्‌ | जो 
विभकत करता हूँ या काटता है--सारज्भसद्भ रविधा- 
विभकुम्मक्टकुद्राकपाणिकुलिशस्य॒ हरे: प्रमाद:--मा ० 
१३२ । 

कटटारः [ कुट+आरन ] पहाड़,--रम . मंथन 2. ऊनी 
कंबल 3. एकान्त । 

क्ट्टिम:--मम्‌ [ कुद +इमप्‌ ] . खड़ंजा, छोटे-छोट 
पत्थरों को जमा कर बनाया हुआ फर्श, पक्का पर 
>कांतैन्दुकान्तोपलकुड्िमिष-शि ० ३।४०, रघ० ११॥९ 
2. भवन बनाने के लिए तैयार की गई भरमि 
3. रत्नों की खान 4. अनार 5. झोंपड़ी, कुटिया 
छोटा घर । 

कद्‌्टिहारिका --[ कुट्टि मत्स्यमांसादिक॑ं हरति इति--्रृद्ि 
+ह+प्वूल --टापू, इत्वम्‌ ] सेविका, दासी । 

कटमल--कुड मल । 

कूठः | कुठयते छिद्यते--कुद --क ] वक्ष । 

कठर"-दे० 'कुटर । 


कठारः (स्त्री०--री) [ कुदठ-+-आरन्‌ ] कुल्हाड़ा (परश) 


कुल्हाड़ी--मातु: केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ 


“भेत्‌० ३।११ । 

कुठारिकः [ कुठा र-+-ठन्‌ ] लकड़हारा, लकड़ी काटने 
वाला । 

कृठारिका [ कुठार--डीप्‌ - कन्‌ +-टाप, ह्वस्वश्च | छोटा 
कुल्हाड़ा, फरसा । 

कठारु: | कु5-/ आरु | . वक्ष 2. लंगर, बन्दर । 

कठिः [ कुठ--इन -/कित्‌ ] . वक्ष 2. पहाड़ । 

कडज़ः: (पूं०) कुंज, लतागृह । 

कुडवः (प:) [ कुड--कवन्‌, कपन्‌ वा] एक चोथाई प्रस्थ 

न्‍ ध्क बराबर या बारह म्‌टठो (अंजलि) अनाज की 

ल। 


काटना, 


२८२ ) 

कुड्मल (वि०) [ कुड्‌ |-कल, मुद्‌ ] खुलता हुआ, पूरा 
खिला हुआ, लहराता हुआ (जैसे खिला हुआ फूल ) 
--रघ० १८।३७,-- छः खलना, कली---विज म्भणो- 
दगन्धिष्‌ कुड्मलेष--रघ्‌० १६।४७, उत्तर० ६।१७, 
शि० २।७,--लम एक प्रकार का नरक--मनु० 
४।८९, याज्ञ ० ३।२२२ । 

कड्मलित (वि०) [कुड्मल--इतच ] . कलीदार, खिला 
हुआ 2. प्रसन्न, हंसमख । 

कड्यम्‌ | कु+यक , ड्गागमः ] . दीवार--भेंदे कुडयाव- 
पातनं-याज्ञ ७ २२२३, शि० ३।४५ 2. (दीवार पर ) 
पलस्त र करना, लोपना, पोतना 3. उत्सुकता, जिज्ञासा । 
सम०--छेदिनू (पू०) घर में सेंध लगाने वाला, 
चोर,--छेद्य। खोदन वाला, (चअम्‌) खाई, गडढा, 
(दीवार में ) दरार । 

कण (तुदा० पर०--कुणति, कृणित) 4. सहारा देना, 
सहायता देना 2. शब्द करना । 

कणक: | कुण---क--कन्‌ | किसी जानवर का अभी पैदा 

. हुआ बच्चा । 


कुणप (वि०) (स्त्री०--पी) [कुण--कपन्‌ ] 4. मर्दे जैसी 
दुर्गंध देने वाला, बदबदा र---१५,--पम्‌ मुर्दा, शव-- 
शासनीय: कुणपभोजन:--विक्रम ० ५ (गिद्ध ),-अमेध्य 
कुणपाशी च--मनु० १२। ७१, जीवित जन्तुओं के 
प्रति धणा व तिरस्कार का द्योतक शब्द,--प: 4. बर्छी 
2. दुर्गंध, बदबू । 

कुणि: [कुण्‌--इन्‌ | लंजा, जिसकी एक बाँह सूख गई हो । 

कुण्टक (वि०) ((्त्री०--कौ) [कुण्ट--ण्वूल] मोटा, 
स्थल । 

कुण्ठ (म्वा० पर०--कुण्ठति, कुण्ठित) . कुण्ठित, ठण्ठा 
या मन्द हो जाना 2. लंगड़ा, और विकलांग होना 

मंदबद्धि या मख होना, सुस्त होना 4. ढीला करना 

(प्रर० या चुरा० पर०) छिपाना । 

कुण्ठ (वि०) [कुण्ठ---अच ] 4. ठंठा, सुस्त, वर्ज तपोवीय- 
महत्सु कुण्ठम--कु० ३॥१२, प्रभावरहित हो गया, 
कुण्ठी भवन्त्यपलादिष क्षरा:--शारी ० 2. मन्द, म्खे, 
जड 3. आलसी, सुस्त 4. दु्बल । 

कुण्ठक: [कुण्द्‌ +- ण्वुल | मूख । 

कुषण्ठित (भू० क० कृ०) [कुठ-क्‍्त] 4. ढंठा, मन्दीकृत 
(आलं० भी)--बिश्रतोउस्त्रमचलेप्यकुण्ठितम --रघ० 
११।७४, भामि० २।७८, कु० २।२०, शास्त्रष्वकु 
ठिताबुद्धि: -रघु० १।१९, निर्बाधघ रही 2. जड 

विकलांग । 

कुण्ड:,-डम [कुण--ड] 4. प्याले को शक्ल का बतेन, चिल- 
मची, कटोरा 2. हौज 3. कंड, कुंड- अग्निकुण्डम 
4. पोखर या पल्वऊल-विशेषत: जो किसी देवता के नाम 
पर धर्मर्थ समपित कर दिया गया हो 5. कमंडल या 


( २८३ ) 


भिक्षापात्र, - डः (स्त्री ०--डी) पति के जीवित रहते 
व्यभिचार द्वारा किसी दूसरे पुरुष के संयोग से उत्पन्न 
सन्‍्तन--पत्यौ जीवति कुंड: स्यात्‌ --मन्‌ ० ३।१७४, 
याज्ञ० १॥२२२। सम०--आशझिन्‌ (7१०) भडवा, 
विट, अपनी जीविका के लिए जो कुण्ड पर निर्भर 
करता हू अर्थात्‌ वर्णसंकर, जारज,--मन्‌ ० ३।१५८ 
याज्ञ० १।२२४,--ऊधस (कुण्डोध्तो) . वह गाय 
जिसका एन या औड़ी भरी हुई हो 2. भरे पूरे स्तनों 
वाली स्त्री,--कीटः . रखली स्त्रियाँ रखने वाला 
2. चार्वाकमतावलंबी, नास्तिक, जारज ब्राह्मण,-कौलः 
नीच या दुश्चरित्र व्यक्ति,--गोलम्‌--गोलकम्‌ 
. कांजी 2. कुण्ड और गोलक का सम॒दाय । 


कुण्डल:,-लम्‌ [कुण्ड--मत्वर्थे छ]) 4. कान की बाली, कान 
का आभूषण-द्नोत्र श्रुतेनेव न कुण्डलेन-भतृ्‌ ० २।७१, 
चौर० ११, ऋतु० २।२०, ३।१९, रघु० १११५ 
<. कड़ा 3. रस्सी का गोला । 

कुण्डलना [कुण्डल---णिच्‌ --युच्‌ -- टाप्‌ | घेरा डालना (शब्द 
को गोल घरे में रखना) यह प्रकट करने के लिए कि 
यह भाग छोड़ देना या इस पर विचार नहीं करना 
हैं; --तदोजसस्तद्यश्स: स्थिताविमौ वशेति चित्ते 
कुछते यदा यदा, तनोति भानो: परिवेषकैतवात्तदा 
विधि: कुण्डलनां विधोरपि। नै० १।१४, तु० २।९५ 
से भी । 

कुण्डलिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी ) [कुण्डल--इनि] (. कुण्डलों 
से विभूषित 2. गोलाकार, सपिल 3. घमावदार, 
कुण्डली मारे हुए (साँप की भांति) --प्‌० ॥. सांप 
2. मोर 3. वरुण की उपाधि । 

कुण्डिका [क्रूंड--कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ ] . घड़ा 2. कमंडल । 

कुण्डिन्‌ (१०) [कुण्ड -- इनि] शिव की उपाधि । 

कुण्डिनम्‌ [कुण्ड -- इनच्‌ ] एक नगर का नाम, विदर्भदेश की 
राजधानी । 


कुंडि (डी) र (वि०) [कुण्ड्‌--इ (ई) रन्‌] बलवान, 


“7 र: मनुष्य । 

कुतः (अव्य०) [किम्‌--तसिल] . कहाँ से, किधर से 
“कैस्य तव॑ वा कुत आयात:--मोह० ३ 2. कहाँ, 
ओर कहाँ, और किस स्थान पर आदि---ईदृग्विनोद: 
कृत:--श० २॥५ 3. क्‍यों, किस लिए किस कारण से, 
किस प्रयोजन से--कुत 'इदमच्यते--श० ५ 4. कैसे, 
किस प्रकार --स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य-श० 
१।१५ 5. और अधिक, और कम-न ॒त्वत्समोस्त्यम्य- 
धिकः कुतोधन्यः--भग० ११।४३, ४॥३१, न मे स्तेनों 
जनपदे न कदर्यो ''न स्वेरी स्वेरिणी कृत:--छा० 6. 
क्योंकि, कभी कभी कुत:' केवल 'किम्‌' शब्द के अपा- 
दान के रूप में ही प्रयुक्त होता है--कुत: कालात्स- 
मृत्पन्नमू--वि० पु०( --कस्मात्‌ कालात्‌ ), जब 'कुतः' 


के आगे 'चिद्‌' “चन' या “अपि' जोड़ दिया जाता हैं 
तो यह अनिश्चयबोधक बन जाता ह । 

कुतपः [ कु+तप््‌--अच्‌ ] !. ब्राह्मण 2. द्विज 3. सूर्य 
4. अग्नि 5. अतिथि 6. बैल, सांड 7. दोहता 8. भानजा 
9. अनाज 0 दिन का आठवाँ महतं--अक्लो मुहर्ता 
विख्याता दश पंच च सवंदा, तत्राष्टमो मह॒तों यः स 
काल: कुतप: स्मृतः |--पम्‌ . कुश घास 2. एक 
प्रकार का कबल | 


 कुतस्त्य (वि०) [कुतस्‌-+त्यप्‌] !. कहाँ से आया हुआ 


|. 


2. कैसे हुआ । 

कुतुकम॒ [कुत-- उकजञा 4. इच्छा, रुचि 2. जिज्ञासा 
(कौतुक ) 3. उत्सुकता, उत्कण्ठा, उत्कटता-केलिकला- 
कुतुकेन च काचिदम्‌ यमुनाजलकूले, मंजुलवंजुलकुंजग्त॑ 
विचकर्ष करेण दुकले--गीत० १। 

कुतुपः, कुतुः (स्त्री०) [कुतू+ड्प पृषो०, कु+तन्‌ +क्‌ 
टिलोप: बा० | कुप्पी (तेल डालने के लिए चमड़े की 
बनी ) । 

कुंतृहुल (वि०) [कुतू+हल--अच्‌] . आइश्चयंजनक 

2. श्रेष्ठ सर्वोत्तम 3. प्रशंसाप्राप्त, प्रसिद्ध/-लम॒ . इच्छा, 

जिज्ञासा-उज्झ्ितशब्देन जनितं नः कुतृहलम्‌--श० १, 

यदि विलासकलासु कुतृहलूम्‌--गीत ० १, (पपौ) कुतू- 

हलेनव मनुष्यशोणितम--रघ्‌ ० ३५४, १३।२१, 

१५।६५ 2. उत्सुकता 3. जिज्ञासा को उत्तेजित करने 

वाला, सुहावना, मनोरंजक, कौतुक या जिज्ञासा। 

(अव्य० ) [किम्‌-+-त्रल ] . कहाँ, किस बात में,--कुत्र 

में शिशु:---पंच० १, प्रवृत्ति: कुत्र कतंव्या--हि० १ 

2. किस विषय में--तेजसा सह॒जातानां वयः कृत्रोप- 

युज्यते--पंच० १।३२८ (कभी कभी “कुृत्न' का प्रयोग 

'किम्‌ शब्द अधि० एक० व० के लिए किया जाता 

है), जब कुत्र' के साथ चिदू, चन, या अपि, जोड़ 
दिया जाता है तो वह अथे की दृष्टि से अनिदरचया- 
त्मक बन जाता है, कुत्रापि, कुत्रचित्‌ किसी जगह, 
कहीं, न कुत्रापि--कहीं नहीं; कुत्रचित्‌ू-कुत्रचितू--एक 
स्थान पर--दूसरे स्थान पर, यहाँ-पहाँ-मनु० ९।३४। 

कुत्रत्य (वि० ) [कुत्र --त्यप्‌] कहाँ रहने वालाया कहाँ 
वास करने वाला । 

कुत्स (चुरा० आ०-कुत्सयते, कुत्सित) गाली देना, ब्रा- 
भला कहना, निन्‍्दा करना, कलंक लगाना, मन्‌ ० २।५४, 
याज्ञ ० ११३१, शा० २।२८ । 

कुत्सनम्‌, कुत्सा [कुत्स- ल्यूट्‌, कुत्स+अ--टाप] दुर्वचन, 
घृणा, भर्त्सना, गाली देना-देवतानां च कुत्सनम्‌-मनु० 
४| १६३ । 

कुत्सित (वि०) [ कुत्स+क्त ] 4. घणित, तिरस्करणीय 
2. नीच, अधम, दुश्चरित्र । 

कुथ: [कु+थक |] कुशा नामक घास । 


( २८४ ) 


कुथः,-थम्‌,-था . छींट की बनी हाथी की झूल 2. दरी । 

कुद्टारप्न्लप्रन्‍लक प्रककः [कु+द्‌+णिच्‌ +अण्‌, पृषो ०, कु+दल 
+णिच्‌-+-अण्‌ पृषो०, कुहाल-+कन्‌ | 4. कुदाली 
खूर्पा 2. कांचन वृक्ष । 

कुझआलम्‌ -- कुडमलम । 

कृद्र डुः-ग: [कुद्र/क-+-क नि० साधु:, कु+उत्-+रण्ज्‌ 
+पछा | . चौको 2. मचान पर बता मकान । 

कुनकः [? | कौवा । 

कुन्तः [कु+उन्द्‌ +क्त, बा० शाक० पररूपम्‌ | . भाला, 
पंखदार बाण, बर्छी--कुन्ता: प्रविशन्ति--काव्य ० २ 
(अर्थात्‌-कुन्तधा रिण: पुरुषा:); विरहिनिकृन्तनकुन्त- 
मुखाकृतिकेतकिदन्तुरिताशं---गीत ० १ 2. छोटा जन्तु, 
कीड़ा 

कन्तलः [कुन्त--ला-|-क | . सिर के बाल, बालों का गच्छा 
--प्रतन॒ुविरल: प्रान्तोन्मीलन्मनोहरक॒न्तले:---उत्तर० 
१।२०, चोर० ४, ६, गीत० २2. कटोरा 3. हल,-ला 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों का नाम । 

कुन्तयः (कुंत का ब० व०, पूं०) एक देश और उसके 
निवासियों का नाम । 


कन्ति: [कमु- झिंच्‌ | एक राजा का नाम, क्रथ का पुत्र । 
सम ०--भोज: एक यादव राजकुमार, कुन्तिदेश का 
राजा, जिसने निस्‍्सन्‍्तान होने के कारण कुन्ती को 
गोद ले लिया था । 
कुन्ती [कुन्ति+-डीष्‌] 'शूर नामक यादव की पुत्री पृथा 
जिसको कुंतिभोज ने गोद लिया। (यह पांडु की 
पहली पत्नी थी, किसी शाप के कारण पांड से संतान 
न हुई, उसने इसी लिए कुंती को अनुमति दे दी कि 
वह दुर्वासा ऋषि से प्राप्त अपने मंत्र का प्रयोग करे 
जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन करके 
उससे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। फलूत: उसने धर्म, 
वाय्‌ और इन्द्र का आवाहन किया ओर उनसे क्रमशः 
यूधिष्टिर, भीम और अज॑न को प्राप्त किया । वह 
कर्ण की भी माता थी उसने अपनी कौमाय-अवस्था 
में मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य का आवाहन 
किया और उसके संयोग से उसने कर्ण को प्राप्त किया ) 
कुन्थ्‌ (भ्वा०-त्रया० पर०--कुन्थति, कुथ्नाति, कुन्थित ) 
4., कष्ट सहन करना 2. चिपकना 3. आलिगन करना 
चोट पहु चाना । 
कुन्द,-दम्‌ [कु+दे (दो)--क, नि० मम, या कु+दत्‌, 
नम | चमेली का एक भेद, मोतिया (सफंद और कोमल ) 
कृुन्दावदाताः: कलहँसमाला:--भट्टि० २॥१८, प्रात 
कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयथा:--मेघ० ११३, 
-दर्म इस पौधे का फल-5जलके बालकुन्दान्‌विद्धम 
+मेघध० ६५, ४७,--दः . बिष्णु की उपाधि 
2, खराद । सम०--करः खेरादी । 


कुन्दम: [ कुन्द--मा-+-क ] बिल्ली । 

कुन्दिनी [ कुन्द्‌ -- इसि -- डीप्‌ | कमलों का समह । 

कन्दः | कु+द-+ड बा० नम | चहा, मसा 

कप (दिवा० पर०--कुप्यति, कुपित ) 4. क्रद्ध होना (प्राय 
उस व्यक्ति के लिए सम्प्र० जिस पर क्रोध किया 
जाय, परन्तु कभी कभी कमं० या संबं० भी प्रयकत होते 
हैं) कुप्यन्ति हितवादिने--का० १०८, मालबि० ३। 
२१, उत्तर० ७, चुकोप तस्म स भशम--रघ ० ३।॥५६ 
2. उत्तजित होना, सामथ्य ग्रहण करता, प्रचंड होना, 
जैसा कि--दोषा: प्रकृप्यन्ति--सुश्रु० अति--, क्रद्ध 
होना, भट्टि ० १५।५५, परि-, क्र॒द्ध होना, प्र-, 4. क्रद्ध 
होना,-भिमित्तम्‌ हिर्य हि यः प्रकुप्यति ध्रवं स तस्या- 
पगमे प्रसीदति--पंच ० १।२८३, 2. उत्तंजित होना 
बल प्राप्त करना, बढ़ना (प्रेर०) उभारना, चिढ़ाना 
खिझाना । 

कुपिन्द -- दे ० कुृविद । 

कुपिनिन्‌ (१० ) [ कुपिनी मत्स्यधानी अस्ति अस्य--कुपिनी 
+ इन | मछवा 

कपिनी [ कुप-+इनि+डीप | छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ने 
का एक प्रकार का जाल । 

कृपुय (वि०) [ कु+प्य-अच्‌ ] घणित, नीच, अधम, 
तिरस्करणीय । 

कृप्यम्‌ [ गुप्‌ृ-क्यप्‌, कुत्वम्‌ |] ।. अपधातु 2. चाँदी और 
सोने को छोड़ कर और कोई धातु-कि० १३५, 
मन्‌ ० ७।९६, (०१११३ । 

कबे (वे) रः [ कुत्सितं बे (वे) रं शरीरं यस्य सः | धन 
दौलत और कोष का स्वामी, उत्तरदिशा का स्वामी 
--कुब रगुप्तां दिशमष्णरश्मौ गन्तंप्रवत्तेसमयं विलंध्य 
-कु० २।२५ (इस पर मल्लि० की टीका के अनुसार) 
[ कुबेर इडविडा में उत्पन्न विश्ववा का पुत्र हें, और 
इसीलिए यह रावण का आधा भाई हें। धन और 
उत्तर दिशा का स्वामी होने के अतिरिक्त यह यक्ष 
ओर किन्नरों का राजा तथा रुद्र का मित्र हैं, इसका 
वर्णन घिकृृत शरीर के रूप में पाया जाता हूँ, इसके 
तीन टाँगे और आठ दाँत थे, और एक आँख के स्थान में 
एक पीला चिह्न था], - अचल:,--अद्ठविः कैलास पर्वत 
की उपाधि,--दिश (स्त्री०) उत्तर दिशा। 

कब्ज (वि०) [कु ईषत्‌ उब्जमाजेवं यत्र शकं० तारा०] 
कुबड़ा, कुटिल, -ब्जः #्रमुड़ीहुई तलवार 2. पीठ पर 
निकला हुआ कब, - ब्जा कंस की एक सेविका, कहते 
हैँ कि उसका शरीर तीन स्थानों पर विक्रत था (कृष्ण 
ओर बलराम ने, जब वह मथुरा जा रहे थ राजमार्ग 
पर कुब्जा को देखा, वह कंस के लिए उबटन ले जा 
रही थी। उन्होंने उसमें से कुछ उबटन माँगा, कुग्जा 
ने जितना वे चाहते थे, उबटन उनको दे दिया । कृष्ण 


( २८५ ) 


उसके इस अनग्रह से अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसने उसका 
कब मिटाकर उसे पूरी तरह सीधा कर दिया, तब से 
वह अत्यन्त सुन्दरी स्त्री लगन लगी ) 

कब्जकः [ कुब्ज-+-कन्‌ | एक वक्ष का नाम+मनु० ८। 
२४७, १।९ | 

कब्जिका [ कुब्जक--टाप्‌, इत्वम्‌ ] आठवर्ष की अविवाहित 
लड़की । 

कभत्‌ (प०) [ कु+भ+क्विप, तुकागमः ] पहाड़ । 


पक हूँ. १ 


कुमार: [ कम्‌-+आरन्‌, उपधाया: उत्वम्‌ | . पुत्र, बालक 
यवा-रघ्‌ ० ३।४८ 2. पाँच वर्ष से कम आय का बालक 
3. राजकुमार, यवराज (विशेषतः नाटकों में )-विप्रो- 
षितकुमार तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ रघृ० १२११, 
कुमारस्यायषोी बाणः -विक्रम० ५, उपवेष्ट्महति 
कुमार:---मुद्रा० ४ (मलयकेतु ने राक्षस को कहा ) 
4. यद्ध के देवता कातिकेय,-कुमा रकल्पं सुषवे कुमारम्‌ 
रघृ० ५॥३६, कुमारोषपि कुमारविक्रम:--३॥५५ 
5. अग्नि 6, तोता 7. सिन्धु नदी । सम०--पालन 7 
बच्चों की देखरेख रखने वाला 2. राजा शालिवाहन 
. भत्या . छोट-छोट बच्चों की देखरेख 2. गर्भावस्‍था 
में स्त्री की देखरेख, प्रसृति विद्या--रघु० ३।१२ 
--वाहिन,--वाहनः मोर,--सूः (स्त्री०) . पावती 
का विशेषण 2. गंगा का वि० । 


कमारकः | कुमार--कत्‌ ] !. बच्चा, यूवा 2. आँख का 
तारा । 

क्मारयति (ना० धा० पर० ) खेलना, क्रीडा करना (बच्चे 
की तरह) । 

कसारिक (वि०) (स्त्री० को) | कुमारी -+ठन्‌, 

कमारिन (वि०) (स्त्री०--णो) |; कुमारी --इनि | 
जसके लड़कियाँ हों, जहाँ लड़कियों की बहुतायत हो। 

कमारिका, कमारी [ कुमारी +ठन्‌-+टाप्‌, कुमार--डीष | 
4. दस से बारह वर्ष के बीच को लड़को 
2. अविवाहिता तरुणी, कन्या--त्रीणि वर्षाण्यदीक्षेत 
कुमाय तुमती सती -मनु० ९९०, ११५८, व्यावते- 
तान्योपगमात्कुमारी -रघ०६।६९ 3. लड़को, पुत्री 

दुर्गा 5. कुछ पौधों के नाम। सम०-पुत्र 

अविवाहिता स्त्री का पृत्र--श्वशुरः विवाह से पूव 
अ्रष्ट लड़की का इवसुर । 

कम॒द (वि०) [कु०-+मुद्--क्विप्‌] ।. कृपाशून्य, अमित्र 
2. लोभी (नपुं०) . सफ़ेद कुमुदिनी 2. लाल कमल । 

कम॒दः,--दम [कौ मोदते इति कुमदम | . सफ़ेद कुमुदिनी 
जो कहते हैं कि चन्द्रोदय के समय खिलतोी है -- नोच्छव- 
सिति तपनक्रणदचन्द्रस्येवांशभि: कुम॒ृदम्‌ू--विक्रेम ० 
३।१६, इसी प्रकार श० ५१२८, ऋतु० ३३२, २१, 
२३, मेघ० ४० 2. लाल कमर, - दम्‌ चाँदी,--दः 
. विष्णु का विशेषण 2. दक्षिण दिशा के दिग्राज का 


नाम 3. कपूर 4. बन्दरों की एक जाति 5. एक नाग 

जिसने अपनी छोटी बहन कुम॒द्गवती को राम के पुत्र कुश 

को प्रदान किया.--दे ० रघुू० १६।७५-८६ । सम० 

--आकारः, चाॉदी,--आकरः, -आवासः केमलों से 

भरा हुआ सरोवर,---ईशः चन्द्रमा,-खण्डम्‌ कमलों का 

सम्‌ ह,-नाथः,-पतिः,-बन्धुः,--बान्धवः,-सुहद (पुं०) 

चन्द्रमा । 

कमुदवतों |कुम॒द--मतुप्‌-+-डीप, वत्वम | कमल का पौधा । 

कूमिदिनी [कुम॒ंद--इनि] /. सफ़ेद फलों की कुम॒दिनी 

- यंथन्दावानन्द ब्रजति समपोढ कुमदिनी--उत्तर ० ५। 

२६, शि० ९।३४ 2. कमलों का समह 3. कमलस्थली । 
सम० -नायकः, - पतिः चन्द्रमा । 

कुम॒ुद्वत्‌ (वि०) [कुमुद-+-मतुप, वत्वम] जहाँ कमलों की 

बहुतायत ही - कुम॒द्वत्सु च वारिष---रघ ० ४। १९,--ती 

. सफ़द फूलों की कुम॒दिनी “जो चन्द्रमा के उदय 

होने पर खिलती है )--अन्तहिते शशिनि संब कुम॒द्वती 

में दृष्टि न ननन्‍्दयति संस्मरणीयशोभा--श० ४२, 

कुमुद्रती भानुमतीव भाव॑ (न बबंधघ )--रघु० ६।३६ 

कमलों का सम ह 3. कमलस्थली,-- ईशः चन्द्रमा । 

कमोदकः [कु+मद--णिच्‌--ण्वुछ]) विष्ण का विशेषण । 


कम्बा [कुम्ब्‌ू--अरझू--ठाप | यज्ञभूमि का अहाता । 

कम्भः [कु भूमि कुत्सितं वा उम्भति प्रयति--उम्भ +अच्‌ 
शक ० तारा० | . घड़ा, जलपात्र, करवा --इयं सुस्तनी 
मस्तकन्यस्तकुम्भा जग०, वजयत्तादशं मित्र विषकुम्भ 
पयोगमुखम्‌ू--हि० १।७७, रघृ० २।३४ इसी प्रकार 
कुच., स्तन 2. हाथी के मस्तक का ललाट स्थल 
“इभकुम्भ-मा ० ५१३२, मत्तभकुम्भदलन भुवि सन्ति 
शराः-भत १५९ 3. राशिचक् में ग्यारहवीं राशि कुम्भ 
२० द्रोण के बराबर अनाज की तौल--मन्‌ ० ८। 
३२० 5. (योग दहन में) श्वास को स्थगित करने के 
लिए नाक तथा मखविवर को बन्द करना 6. वेश्या 
का प्रमी । सम०--कर्ण: घड़े के सदुझ कान वाला 
एक महाकाय राक्षस जो रावण का भाई था तथा राम 
के हाथों मारा गया था (कहते हँ कि इस राक्षस न 
हजारों प्राणी, ऋषि तथा स्वर्गीय अप्सराओं को अपने 
मह का ग्रास बना लिया, देवता उत्सुकताप्वेक उस 
दिन की प्रतीक्षा करने लगे, जब कि इस शक्तिशाली 
राक्षस से मक्ति मिले । इन्द्र और उसके हाथी एरावत 
के देन्यभाव के कारण ब्रह्मा ने इसे शाप दिया । तब 
से कुम्भकर्ण अत्यन्त घोर तपस्या नकारा । ब्रह्मा 
प्रसन्ष हुआ, और उसे वरदान देनकधाला था कि 
देवों ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुम्भकर्ण की 
जिद्दा पर बेठकर उसे बदल दे। तदनुसार जब वह 
ब्रह्मा के पास गया तो “इन्द्रपदः मांगने के बजाय 
उसके म॒ृंह से “निद्रापद निकला, जो उसी समय 


(५ (“८९ 9» 


स्वीकार कर लिया गया । कहते हैं कि वह छः महीने 
सोता था और फिर केवल एक दिन के लिए जागता 
था । जब लंका को राम की वानरसेना ने घेर लिया 
तो रावण ने बड़ी कठिनाई के साथ कुंभकर्ण को जगाया 
जिससे कि वह उसकी प्रबल शक्ति का उपयोग कर 
सके । २००० कलश सुरा पीने के पर्चात्‌ कुम्भकर्ण 
हजारों बन्दरों को अपना मखग्रास बनाने के अति 
. रिक्‍त सुग्रीव को बन्दी बना छिया। अन्त में कुंभकण 
. राम के हाथों मारा गया ) ,--शारः 4. कुम्हा र--याज्ञ ० 
३।१४६ 2. वर्ण संकर जाति (वेद्यायां विप्रतर्चोर्या 
त्कुम्भकारः स उच्यत्ते --उदशना, या म्ाकाकारात्कतरकर्मा 
कृम्भकारो व्यजायत - पराशर ), -घोण: एक नगर का 
ताम,-ज:,-जन्मन्‌ (प्‌ ),--योनि:,---संभवः . अगस्त्य 
मनि के विशेषण--प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेम हौजस 
--रघु० ४॥२२, १५।५५ 2. कौरव और पांडवों के 
सैन्यशिक्षाचार्य गरु द्रोण का विशेषण 3. वशिष्ठ का 
विशेषण,--दासो कुट्टिनी, दूती (कभी कभी यह शब्द 
गाली के रूप म प्रयक्‍त होता हैं )-रूग्नन्‌ दिन का 


वह समय जब कि राशि चक्र क्षितिज के ऊपर उदय 


होता हेँ,--मंडक:ः . (शा०) घड़े का मंढ़क 
2. (आलं०) अनुभवशून्य मनुष्य--तु० कपमड्क 
---संधिः हाथी के सिर पर ललाटस्थलियों के बीच का 
गर्त । 


कृम्भकः [कुम्म +कन्‌+क-+-क बा | 4. स्तंभ का आधार 
(योगदर्शन में ) प्राणायाम का एक प्रकार जिसमे 

दाहिने हाथ को अंगलियों से दोनों नथने और म्‌ख बंद 
करके सांस रोका जाता हैं । 

कुम्भा [ कुत्सितम्‌ उम्भमति पुरयति इति--उम्भ्‌ --अच्‌ 
--टाप शर्क” पररूपम्‌ ] वेश्या, वारांगना । 

कुम्भिका [ कुम्म-न-कन्‌-टापू, इत्वम्‌ ] 4. छोटा बत॑न 
2. वेश्या । 

कुम्भिन [ कुम्भ--ईनि ] 4. हाथी - भामि० १।५२ 
2. मगरमच्छ । सम०--नरकः एक विशेष प्रकार का 
नरक,--भदः हाथी के मस्तक से बहने वाला मद । 

कुम्भिलः [ कुम्म-+इलच्‌ ] . सेंघ लगा कर घर में घुसने 
वाला चोर 2. काव्य चोर, लेख चोर 3. साला, पत्नी 
का भाई 4. गर्भ प्रा होने से पहले ही उत्पन्न बालक । 


कुम्भी [ कुम्भन-द्ीष | पानी का छोटा पांत्र, घड़िया 
सम०,--नसः एक प्रकार का विषल्ला सॉप --उत्तर० 

: (ए० व० या ब० व०) एक विश्ञप 

रक जिसमें पापी जन कुम्हार के बतेनों 

पकाय जाते ह-याज्ञ० ३॥।२२५, 

नृ० १२।७९। 

कुम्भीकः [ कुभी-+क-+क | पुन्नागवक्ष । 

एक प्रकार को मक्खी । 


सम ०-मक्षिका 


कुम्भोर: [ कुम्मिन्‌--ईर्‌--अण्‌ ] घड़ियाल, । 

कुम्भी रकः, कुम्भीलः. कुम्भीलकः [ कुम्भीर-+कनु, रस्य ल 
ततः कन्‌ च | चोर->लोप्तज्रेण गृहीतस्य कुम्भी रकस्यास्ति 
वा प्रतिववनम्‌-चधिक्रम० .२, कुम्भीलक: काम॒कइच 
परिहतंव्या चन्द्रिका--मालबि० ४ । 

कुर (तुदा० पर०--कुरति) शब्द करना, ध्वनि करना 

कुरकरः, कुरकुरः [| कुरम्‌ इति अव्यक्तशब्दं करोति--कुरम्‌ 
न+ कै ट, कुरम्‌+ कर -+ शच्‌ च | सारस पक्षी । 

कुरंग: (स्त्री०--भो ) [क-+अद्भच ] . हरिण--तन्‍्मे 
ब्रहि कुरंग कुच्न भवता कि नाम तप्तं तपः--शा० 
१।१४, ४॥६ लवंगी कुरंगी दगंगीकरोतु-जग० 

हरिण की एक जाति (क्रंग ईषत्ताम्न: स्याद्धरिणा- 

कृतिकोी महान)। सम०--अक्षो,--नयना,--नेत्रा 
हरिण ज॑ंसी आँखों वाली स्त्री,--नाभिः कस्त्री । 

कुरंगमः | कुर-- गम--खच, म्‌म्‌ ] दे० 'कुरंग' । 

करचिल्लः [ कुर-+-चिल्ल -|- अच | केकड़ा 

कुरटः | कुर-अटन्‌ -कित |] जूता बनाने वाला, मोची । 

कुरंटः, कुरंटकः, कुरंटिका [ कुर्‌ --अण्टक्‌, कुरण्ट-|- कन्‌ 

स्त्रियां टाप्‌ इत्वम | पीला सदाबहार, कटसरेया । 

क्रंडः [ कर-]-अण्डक |] अण्डकोश की वद्धि, एक रोग 
जिसमें पोते बढ़ जाते हैं । 

क्ररः (छः) [ कु+-क्रच, रलयोरभेद: ] क्रौंच पक्षी 
समुद्री उकाब | 

कररी [कुरर--डीष | . मादा क्रोंच,---चक्रन्द विग्ना कुर- 
रीव मयः--रघ्‌० १४६८ 2. भेड। सम०--गणः 
कोच पक्षियों का झंड । 


करवः (बः), करव (ब) कम | ईषत्‌ रवो यत्र इति, कुरव 
-+-कन्‌। सदाबहार या कटसरया की जाति,--- कु रवका 
रवकारणतां यय: - रघ० ९२९, मेघ० ७८, द्वतु० 
६।१८-बव (ब),--व (ब) कम सदाबहार का फल 
«. “चडापाशे नवकुरवकम्‌ --मेघ० ६॥५, प्रत्याख्यात 
विशेषकम्‌ कुरवकक श्यामावदाताहणम्‌-- मालवि० ३॥५ | 
करीरम्‌ [ क-ईरन, उकारादेश: | स्त्रियों का एक प्रकार 
का सिर पर ओढ़ने का कपड़ा । 
(ब०्ब०) [क--%कु उकारादेश:| 4. वर्तमान दिल्‍ली के 
निकट भारत के उत्तर में स्थित एक देश-श्रिय 
कृरूणा मधिपस्य पालनीम्‌ -कि० ११, चिराय तस्मिन्‌ 
क्रवश्चकासते---१।१७ 2. इस देश के राजा--रु 
.पुरोहित 2. भात । सम०--क्षेत्रसम दिल्‍ली के निकट 
एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ कौरव पाण्डबों का महायद्ध 
हुआ था--धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता: ययत्सवः-- भग० 
११९, मनु० २।१९,--जाड्रलम--क्रुक्षेत्र--राज 
(प्‌ ०)--राजः दुर्योधन का विशेषण,-- विस्त: ७०० 
ट्राय ग्रेन के बराबर (४ तोले) सोने का तोल | 
--बद्ध:ः भीष्म का विशेषण | 


क्हः 


( २८७ ) 


कुरुंट: (१०) लालरंग का सदाबहार,---ठी काठ की गुड़िया 
पत्तलिका । 

क्रुल: (प०) बालों का गच्छा, विशेषकर माथे पर बिखरी 
हुई जुल्फ । 

क्रवक--कुरबक । 

करुविदः,-दम[ कुरु+-विद--श, मम | लालमणि--दम 
. काला नमक 2. दपंण । 

कट: [ कुह-+-कुट--क ] . मर्गा 2. कड़ा-करकट । 


ककुरः [ कुर--कुर--क ] कुत्ता,-|- उपकतुमपि प्राप्तं निः- 
स्व मन्यंति कुक रम--पंच० २॥९०, अने० पा० । 
कृचिका--कचिका । 


कद,क्दन--दे० कुर्द, कर्दन । 


 (कू) पंरः [ कुर्‌|-क्विप्‌, कुर्‌+-पू+-अच्‌ पक्षे दीघे: 
नि० ] . घुटना 2. कोहनी । 


क्‌ (क्‌ ) पसि:, क (क) पसिकः [ कुृर्पर+-अस-+-घछ्। 
पृषो ०, कुर्पास (करर्पास )-+-कन्‌ ] स्त्रियों के पहनने के 


५ 


लिए एक प्रकार की अँगिया या चोली ॥. मनोजक्ञष- 


कूर्पासकपीडितस्तना:-ऋतु ० ५१८, ४॥१६ अने ० पा० । 

कुबत्‌ (शत्रन्त) [कृ+-शत्‌ ] करता हुआ--(पुं०) 
. नौकर 2. जूते बनान वाला । 

कुलम [कुल-+-क | . वंश, परिवार - निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य 
सन्तते:-रघ्‌ ० ३३१ 2. पारिवारिक आवास, आसन, 
घर, गृह-वस नषिकुलेषु सः-रघु० १२।२५ 3. उत्तम- 
कुल, उच्च वंश, भला घराना--कुले जन्म--पंच ० 
५॥२, कुलशीलसमन्वित:--मन्‌ ० ७।५४, ६२, इसी 
प्रकार कुलजा, कुलकन्यका आदि 4. रेवड़, दल, झंड 
संग्रह, समृूह--मगकुल रोमन्थमम्यस्यतु--श० २॥५ 
अलिकुलूसछकुल---गीत ० १, शि० ९॥७१, इसी प्रकार 
गो, क्रमि' महिषी आदि 5. चट्टा, टोली, दल (बरे 
अथ मं ) 6. शरीर 7. सामने का या अगला भाग,-- 
किसी निगम या संघ का अध्यक्ष । सम०--अकुल 
(वि०) . मिश्र चरित्र॒बल का 2. मध्यम श्रेणी का 
तिथि: (पृ०--स्त्री ० ) चांद्रमास के पक्ष की द्वितीया, 
षष्ठी और दशमी, 'वारः बंधवार,--अड्भरना आदरणीय 
तथा उच्च वंश कौ स्त्री,--अड्भारः जो अपन कुल को 
नष्ट करता हैे,-- अचलः,---अद्विः, पर्वबंतः,-शेलः मख्य 
पहाड़, जो इस महाद्वीप के प्रत्येक खंड में विद्यमान मान 
जाते हँ उन सात पहाड़ों में से एक, उनके नाम ये 

>महेनद्रो मलयः: सह्यः शक्तिमान ऋक्षपवंत 

विन्ध्यश्च पारियात्ररच सप्तेते कुऊपव॑ंता: | ---अन्बित 
(वि०) उच्चकुल में उत्पन्न,--अभिमानः कुर का 
गौरव,--आचारः किसी परिवार या जाति का विशेष 
कृतेव्य या रिवाज, --आचायेः 4. कुलपुरोहित या कुल- 
गुरु 2. वंशावलीप्रणता,--आलूमस्बिन्‌ (वि०) परिवार 
का पालन पोषण करने वाला,--ईश्वरः . परिवार का 


मुखिया 2. शिव का नाम,--उत्कट (वि०) उच्च- 
कुलोद्भव (ठ:) अच्छी नसलरू का घोड़ा०--उत्पन्न, 
“-उद्गत,--उद्भूव (वि०) भले कुल में उत्पन्न, उच्च- 
कुलोद्धूव,-उद्वहः कुटंब का मखिया या उसे अमर बनाने 
वाला--दे ० उद्वह,-उपदेशः खानदानी नाम,-कज्जल: 
कुलकलंक,--कण्टकः जो अपने कुटंब के लिए कांटे की 
भांति कष्टदायक हो,--कन्यक#-- कन्या उच्चकुल में 
उत्पन्न लड़को--विशुद्ध मुग्घ: कुलकन्यकाजन:--मा० 
७। १, गहे-ग॒ हे पुरुषा: कुलकन्यका: समद्हन्ति-मा० ७ 
“करः कुलप्रवर्तक, कुल का आदिपुरुष,--क्रमंन 
( नप्‌० ) अपने कुल की विशेष रीति,-कलरूड्ध: जो अपने 
कुल के लिए अपमान का कारण हो,--क्षयः 4. कुट्ब 
का नाश 2. कुल की परिसमाप्ति,--गिरिः,--भूभत 
(प०)--पबतः दे”? 'कुलाचल' ऊपर,--घ्न (वि०) 
कुल को बर्बाद करने वाला--दोष रेत: कुरूुघष्नानाम्‌ 
“भेग० १।४२,---ज,--जात (वि०) (. अच्छे कुल 
मे उत्पन्न, उच्चकुलोद्भूव 2. कुछक्रमागत, आनृवंशिक 
-5कि० १।३१ (दोनों अर्थों में प्रयकत ),---जनः उच्च- 
कुलो-डूबव या संमाननीय पुरुष,--तन्तु:ः जो अपने कु 
को बनाये रखता हु,--तिथि: (प्‌० स्त्री०) महत्त्वपूर्ण 
तिथि, नामतः चांद्र पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी 
और चतुदंशी,--तिछक: कुटंब की कीति, जो अपने 
कुल को सम्मानित करता है, दीप:---दीपकः जिससे 
कुल का नाम उजागर हो,--बृहित (स्त्री०) दे० 
कुलकन्या,--देवता अभिभावक देवता, कुल का संरक्षक 
देवता--कु० ७।२७--धर्म:ः कुल की रीति, अपने कुल 
का कतेव्य या विशेष रीति--उत्सन्नकुलधर्माणां 
मनुष्याणां जनादेन--भग० १॥४३ मन्‌० १।११८, ८। 
१४,--धारकः पुत्र,-- धर्य:” परिवार का भरणपोषण 
करने मे समथ (पुत्र), वयस्क पुत्र--न हि सति कुल- 
घय सूयवश्या गृहाय---रघु ० ७/७१,-- नन्दन (वि०) 
अपने कुल को प्रसन्न तथा सम्मानित करने वाला 
“नायिका वाममार्गी शाक्तों की तान्त्रिकपृजा के 
उत्सव के अवसर पर जिस लड़की की पूजा की जाय 
--नारी उच्चकुलोद्भव सती साध्वी स्त्री,--नाश 
. कुल का नाश या बरबादी 2. विधर्मी, आचारहीन 
बहिष्कृत 3. ऊँट,--परम्परा वंश को बनाने वाली 
पीढ़ियों की श्रेणी,---पतिः 4. कुटंब का मुखिया 2. वह 
ऋषि जो दस सहस्र विद्याथियों का पालनपोषण करता 
है तथा उन्हें शिक्षित करता है--परिभाषा--मुनीनां 
दशसाहसख्न॑योक5चन्नदानादिपोषणात्‌, अध्यापयति विप्रषि 
रसो कुलपति: स्मृतः ।--अपि नाम कुलपतेरियमसवर्ण- 
क्षेत्ररंभवा स्थात्‌-श० १, रघ० १॥९५, उत्तर० 
३।४८, -पांसुक। कुलटा स्त्री जो अपन कुल को कलूंक 
लगावे, व्यभिचारिणी स्त्री,--पालिः--पालिका, 


( २८८ 9) 


--पाली (स्त्री०) उच्चकुलोद्भूत सती स्त्री,--पुत्र: 


अच्छे कुल में उत्पन्न बेठा--इह सर्वस्वफलिन: कुल-. 


पुत्रमहाद्रमा:--मुच्छ ० ४।१०,--पुरुष: . सम्मान के 
योग्य तथा उच्चकुल में उत्पन्न पुरुष--कश्चुम्बति 
कुलपुरुषो वेश्याधरपल्लवं मनोज्ञमपि--भर्तु० १॥९२ 
2. पू्व॑ज,-पृवंगः पूर्व पुरुष,--भार्या सती साध्वी पत्नी, 
--भुत्या गर्भवर्द्ि स्‍त्री की परिचर्या,--मर्यादा कुछ 
का सम्मान या प्रतिष्ठा,--मार्ग: कुल की रीति, सर्वो- 
त्तमरीति या ईमानदारी का व्यवहार॑,-- योषित्‌, 
--वध्‌ (स्त्री०) अच्छे कुल की सदाचारिणी स्त्री, 
--वारः म्‌रुय दिन (अर्थात्‌ मंगलवार और शुक्रवार ) 
--विद्या कुलक्रमागत प्राप्त ज्ञान, परपराप्राप्त ज्ञान, 
--विप्र: कुलपुरोहित,--ब॒द्धः परिवार का बूढ़ा तथा 
अनुभवी पुरुष, -- ब्रतः,--तम्‌ कुल का ब्त या प्रतिज्ञा 
>गलितवयस/मिक्ष्वाकृगामिदं हि कुलब्रतम्‌--रघु ० 
३।७०, विश्वस्मिन्नधुनाउन्य: कुलब्नरतं पालयिष्यति कः: 
-भामि० १।१३,--श्रेष्िन्‌ (पूं०) किसी कुट्ब या 
श्रमिकसंघ का मुखिया 2. उच्चकुल में उत्पन्न शिल्प- 
कार,--संख्या . कुल की प्रतिष्ठा 2. सम्मानित परि- 
वारों में गणना--मनु० ३।६६,--सन्तत्तिः (स्त्री० ) 
संतान, वंशज, वंशपरम्परा--मनु ५११५९,--संभव 
(वि०) प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न,--सेवकः श्रेष्ठ 
तनौकर,-स्त्री उच्च कुल की स्त्री, कुललक्ष्मी,-अधर्माभि- 
भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:--भग० . १।४१, 
+स्थिति: (स्त्री०) कुंटुम्ब की प्राचीनता या 

- समृद्धि । क्‍ 

कुलक (वि०) [ कुल--कन्‌ ] अच्छे कुल का, अच्छे कुल 
में जन्मा हुआ,--कः . शिल्पियों की श्रेणी का मुखिया 
2. उच्च कुल में उत्पन्न शिल्पकार 3. बॉबी,--कम्‌ 
। संग्रह, समूह 2. व्याकरण की दृष्टि से सम्बद्ध इलोकों 
का समूह, (पाँच से पन्द्रह तक के इलोकों का समूह 
जो एक वाक्य बनाते हों) उदा० दे० शि० ११-१०, 
रघ ० १।५--९, इसी प्रकार कु० १।११--६ । 

कलटा [ कुल--अट--अच्‌ --टाप्‌ शक० पररूपम्‌ | व्यभि- 
चारिणी स्त्री-- मद्रा० ६५, याज्ञ० ११२१५ । सम० 
--पत्तिः भश्रष्टा या जारिणी स्त्री का स्वामी । 

कलतः (अंव्य०) कुल-|-तसिल |] जन्म से । 

कलत्थः [ कुल--स्था---क पृषो० साधु: | कुलथी, एक 

प्रकार की दाल । | 

कुलन्धर (वि०) [ कुल-+-ध्‌-+-खच्‌, मुम्‌ ] अपने कुल का 
सिलसिला चलाने वाला ! 

क्लम्भरः,--लः [ कुल--भू--खच्‌, मुम्‌ ] चोर । 

कलवत [ कुल--मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] कुलीन, अच्छे घराने 
में उत्पन्न । 

कुलायः,-यम्‌ [ कुल पक्षिसमूह: अयुतेधअत्न---कुल -+-अय्‌ 


--घज्ण्‌ ] पक्षियों का घोंसला,--कूजक्लान्तकपोत- 
कुक्कुटकुला: कूले कुलायब्रुमा:---उत्तर० २॥९, ने० १ 
१४१ 2. दरीर 3. स्थान, जगह 4. बुना हुआ वस्त्र, 
जाला 5. बक्स या पात्र । सम०--निलायः घोंसले 
में बैठना, अंडे सेना, अंडों में से बच्चे निकालने के लिए 
अंडों के ऊपर बैठना । --स्थः पक्षी । 

कुलायिका [ कुलाय--ठन्‌ +-ठाप्‌ | पक्षियों का पिजड़ा, 

_ चिड़ियाघर, कबृतरखाना, दड़बा । क्‍ 

कुलालः [ कुल कालन्‌ ] . कुम्हार,-ज्रह्मा येन कुलाल- 
वन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे-भतृं० २।९५ 2. जंगली 
मर्गा । 

कुलिः [| कुल--इन्‌, कित्‌ ] हाथ । 

कुलिक (वि०) [ कुल--ठन्‌ | अच्छे कुल का, उत्तम कुल 

में उत्पन्न,-कः . स्वजन-नयाज्ञ ० २।२३३ 2. शिल्पि- 
संघ का मुखिया 3. उच्चकुलोड्ाव कलाकार । सम० 
--बेला दिन का वह समय जबकि कोई शुभ काय 
आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

कुलिड्भः [ कु+लिज्--अच्‌ | . पक्षी 2. चिड़िया । 

कुलिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ कुल--इनि ] कुलीन, 
उच्चकुलोज्ूव, (7०) पहाड़ । 

कुलिन्दः (ब० व०) [ कुल--इन्द | एक देश तथा उसके 
शासकों का नाम । 

कुलिरः,--रम_ [कुल--इरन्‌,, कित्‌ | १. केकड़ा 2. राशि 
चक्र में चौथी राशि, ककराशि । 

कलि (ली) शः,--शम [ कुलि-+-शी-+ड, पक्षे प्षो० 
दीर्घ: | इन्द्र का वत्भ--चृत्रस्य हन्तु: कुलिशं कुण्ठ्ता 
श्रीव लक्ष्यती--कु० २।२०, अवेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ 
---११२०, रघु० ३।६८, ४॥८८, अमरु ६६ 2. वस्तु 
का सिरा या किनारा-मेघ० ६१। सम०--धरः, 
--पा्णि: इन्द्र का विशेषण,--नायकंः मथुन की विशेष 
रीति, रतिसंबंध । 

कली [ कुलि--डीष्‌ | पत्नी की बड़ी बहन, बड़ी साली । 

क्लीन (वि०) [ कुल--ख ] ऊँचे वंश का, अच्छे कुल का, 
उत्तम परिवार में जन्म हुआ, - दिव्ययोषितमिवाकुली- 
नाम्‌ू--+का० ११,--नः अच्छी नसल का घोड़ा । 

कुलोनसम्‌ [ कुलीनं भूमिलग्नं द्रव्यं स्थति - कुलीन --सो 
+क | पानी । क्‍ 

कुलीरः,--रकः [ कुलू--ईरनू, कित्‌; कुलोर--कन्‌ | 
4. केकडा 2. राशिचक्र में चौथी राशि, कक राशि । 

कुलूक्कगुझजा [को पृथिव्यां लुक्‍्का, लुक्कायिता गुज्ज इव| 
लकाठी, जलती हुई लकड़ी । । 

कूलतः (ब० व०) एक देश और उसके शासकों का नाम । 

कल्माषम्‌ [ कुल-+-क़िवप्‌, कुल माषो5स्मिन्‌ू ब० स० | 
कांजी,-- ष: एक प्रकार का अनाज | सम०--अभि- 
घतम्‌ कांजी । 


( २८९ ) 


कल्य (वि०) [ कुल--यत्‌ | 4. कुटंब, वंश या निगम से 
संबंध रखने वाला 2. सत्कुलोद्धव,-- ल्यः प्रतिष्ठित 
मनृष्य,.--ल्यम्‌ 4. कौट्ंबिक विषयों में मित्रों की भांति 
पूछताछ (समवेदना, बधाई आदि ) 2. हडडी-महावी ० 
२।१६ 3. माँस 4. छाज,- ल्या . साध्वी स्त्री 
2. छोटी नदी, नहर, सरिता-कुल्याम्भोभि: पवनचपल: 
शाखिनो धौतमूला:---श० १।१५,--कुल्येवोद्यानपाद- 
पान्‌ू-- रघृ० १२३ ७।४९ 3. परिखा, खाई 4. आठ 
द्रोण के बराबर अनाज की तोल । 
कवम | कु|-वा+क ] 4. फूल 2. कमल । 
कबर--दे० तुवर । 
क्वलम्‌ | कु + वल--अच्‌ ] . कुम॒द 2. मोती 3. पानी । 
कबलयमभ | को: पथिव्या: वलयमिव--उप० स० | 4. नीला 
कुमृद--कुवलयदलस्निग्धर ड्भदंदो नयनोत्सवम्‌-उत्तर० 
३।२२ 2. कुम॒द 3. पथ्वी (पुं० भी ) 
क्वलयिनी | कुबलय---इनि--डीप | 4. नीली कुमदिनी 
का पोधा 2. कमलों का समह 3. कमलरस्थली 
4. कमल का पोधा । 
कृवाद (वि०) [ कु+-वरद्‌--अण्‌ | 4. मान घटाने वाला 
साख कम करने वाला, निन्दक 2. नीच, दरात्मा 
अधम । 
कुंबिक: (ब० ब०) एक देश का नाम । 
कुबि (पि) नदः | कु+-विद्‌+-श, मुम्‌, कुप्‌--किन्दच्‌ | 
. बृनकर--कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गणग्राममभित: 
--काव्य० ७ 2. जलाहा जाति का नाम । 
कृवेणी | कुवेण -/-इन्‌ --डीप | . मछलियाँ रखने की 
टोकरो | कुत्सिता वेणी ] 2. बुरी तरह बँधी हुई सिर 
का चोटी । 
कुबेलम्‌ [ कुवेष जलजपुष्पेष ईं शोभां लाति--कुव--ई 
क+ला-+क | कमल | 
कुशः [ कु-+शी-|-ड | 4. एक प्रकार का घास (दर) जो 
पवित्र माना जाता हँ और बहुत से धमनिष्ठानों 
जिसका होना आवश्यक समझा जाता हें,-पवित्रार्थे इमे 
कुशा:-- श्राद्धमन्त्र--कुश पूत॑ प्रवयास्तु विष्टरम---रघ ० 
८।१८, १४९, ९५ 2. राम के बड़े पुत्र का नाम (वह 
राम के जड़वाँ पुत्रों में से एक था, जब रामन सीता 
को निष्टरतापूर्वक जंगल में छोड़ दिया था, उसके 
- बाद शीघ ही जुड़वाँ पुत्रों का जन्म हुआ जिनमें कुश 
बड़ा था क्योंकि उसने संसार को पहले देखा; क्रुश 
ओर लव दोनों भाइयों का पालन पोषण वाल्मीकि ने 
किया, उन्हें आदिकवि के महाकाव्य रामायण का पाठ 
करना सिखाया गया । राम ने कुश को कुशावती का 
राजा बना दिया और वह अपने पिता की मत्य के 
पश्चात्‌ कुछ समय तक वहाँ रहा। परन्तु अयोध्या 
को पुरानी राजधानी की अधिष्ठाब्री-देवी .ने उसे स्वप्न 
२७ 


कशलू (वि० ) 


म॑ दशन दिए और कहा कि उसे इस प्रकार देवी का 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तब कुश अयोध्या को 
लोट आया-- दे० रघ्‌ १६।३-४२ ),-- शम्‌ पानी जैसा 
कि कुशशय में। सम०--अग्रम कुृशघास के पत्ते 
का तेज किनारा, इसीलिए समास में यह शब्द प्राय: 
'तीक्षण 'तेज' और ततीब्र' अर्थ प्रकट करता है जसाकि 
“बुद्धि (वि० ) तीब्रबद्धि, तेजबुद्धि वाला, तीक्ष्णबद्धि 
--(अपि) कुशाग्रब॒द्धे कुशली गरुस्ते---रघृ० ५॥४ 
-- अग्रीय (वि० ) तीव्र, तेज,-अहृग्रीयम कुशधास की 
बनी अंगूठी जो धर्मानेष्ठान के अवसर पर पहनी जाती 
: हैँ,--आसनम्‌ कुशा का बना हुआ आसन या चटाई 
-“स्थलम्‌ उत्तर भारत में एक स्थान का नाम 
- वेणी० १। 
| कुशान्‌ लातीति---कुश-|-ला-+-क |] 
4. सही, उचित, मंगल शभ--शि० १६।४१, भग० 
१८। १० 2. प्रसन्‍न, समद्ध 3, योग्य, दक्ष, चत्र, प्रवीण 
'अभिन्ञन (अधि० के साथ या समास में )--दण्डनीत्यां 
च कुशलम्‌ - याज्ष ० १।३१३, २।१८ १, मनु० ७।१९० 
रघु० ३।१२,--लम्‌ 4. कल्याण, प्रसन्न तथा समद्ध 
अवस्था, प्रसन्नता,--पप्रच्छ कुशल राज्य राज्याश्रमर्मानि 
मतनि:---रघ्‌ ० १।५८, अव्यापन्न: कुशलमबले पच्छति 
त्वामु-मेघ० १०१ अपि कुशलं भवतः “आप अच्छी 
तरह से हैं ? 2. गण 3. चतुराई, योग्यता । समं० 
“ काम (वि०) प्रसन्नता का इच्छुक,-- प्रइन: किसी 
से कुशलमंगल पूछना (मित्रों की भाँति ),--बद्धि 
(वि०) बृद्धिमानू, समझदार, तीब्रबुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि । 
कुशलिन (वि०) (स्त्री०---नी ) | कुशल--इनि ] प्रसन्न, 
राजी खशी, समुद्ध-अथ भगवॉल्लोकानुग्रहाय कुशली 
काश्यप:--ह ० ५, रघु ० ५४४, मेघ० ११२। 
कुशा | कुश--टाप ] 4. रस्सी 2. लगाम । 
कुशावती [कुश-- मतुप्‌, मस्य वः, दीघे:] इस नाम की एक 
नगरी, राम के पुत्र कृश की राजधानी, दे० कुश । 
कुशिक (वि०) | कुश-+-ठन ] भंगी आँख बाला,--कः 
. विश्वामित्र के दादा का नाम, (कुछ दूसरे वर्णनों के 
अनुसार--विश्वामित्र के पिता का नाम) 2. फाली 
. (हल को ) 3. तेल की गाद |. 
कशी | कुश--डीष | हल की फाली । 
कुशोीलवः | कुत्सितं शीलमस्य--कुशील-|-व | 4. भाट, 
गवया--मनु० ८।६५, १०२ 2. (नाटक का) पात्र 
नतक  तत्सव कुशीलवाः सज्भीतप्रयोगण -मत्समीहित- 
संपादनाय प्रवतंताम--मा० १, तत्किमिति नारम्भयसि 
कुशीलवे: सह सजद्भीतकम--वेणी० १ 3. समाचार 
फलान वाला 4. वाल्मीकि का विशेषण । 
कुशम्भ: [ कु+शुम्भू--अच्‌ | संन्‍न्यासी का जलपात्र, 
कमण्डल । 


| 


छः 


; ( २९० ) 


कुशलः | कुस्‌-- ऊलूच, पृषो ० सस्य शत्वम ] . अन्नागार 
(खत्ती ), कोठी, भंडार--को घन्‍न्यो बहुभि: पुत्र: 


कुशलापूरणाढक:--हि ० प्र० २० 2. भूसी से बनाई 


हुई आग । 

कदोशयम [ कुशे---शी-- अच्‌, अल॒क स० ] कुमूद, कमल 
-मूयात्कुशोेशय रजोम॒दुरेण रस्या:(पन्‍था:)--श० ४।१०, 
रघु० ६।१८,--यः सारस पक्षी । 

कुष (क्रया० पर०--कुष्णाति, कुषित ) . फाड़ना, निचो- 
डना, खींचना, निकालना--शिवा: कुष्णन्ति मांसानि 
- भद्वटि० १८।१२, १७।१०, ७।९५ 2. जाँचना, 
परीक्षा छेता 3. चमकना, निस-- निचोड़ना, फाड़ना, 
निकालना-उपान्तयोनिष्कुषितं विहड्रें:-- -रघू ० ७॥५०, 
भट्टि० ९१३०, ५।४२, इसी प्रकार--काकनिष्कुषितं 
उवभि: कवलितं गोमायू भिर्ल॑ण्टितम्‌---गंगाष्टक । 

कुृषाकुः [| कुष-+ काक्‌ ] . सूर्य 2. अग्नि 3. लंगूर, बंदर । 

कुष्ठ:,-ष्ठम्‌ [ कुष- कथन ] कोढ़ (कोढ़ १८ प्रकार का 
होता है)-गलत्कुष्ठाभिभूताय च--भतु ० १॥९० । 
सम ०--अरिः 4. गंधक 2. कुछ पौधों के नाम । 

कृष्ठित (वि०) [ कुष्ठ+-इतच्‌ ] कोढ़ से पीड़ित, कोढ़- 
ग्रस्त । 

कुष्ठिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ क्रुष्ठ--इनि ] कोढ़ी । 

कृष्माण्ड:ः [ कु ईषत्‌ उष्मा अण्डेष बीजेष यस्य--ब० स० 
शक पररूपम्‌ |] एक प्रकार की लोको, तूमड़ी, 
कुम्हड़ा । 

कुस्‌ (दिवा० पर०- -कुष्यति, कुसित) 4. आलिगन करना 
2. घेंरना । 

कुसितः [ कुस--क्त ]. आवाद देश 2. जो सूद से जीविका 
चलाता है, दे० 'कुशीद' नी ० । 

कुसी (सि) दः [ कुस--ईद | (इसे 'कुशीद' या “कुषीद' 
भी लिखते हैं। साहकार, सूदखोर--द्म, ।. वह 
कर्जा या वस्तु जो ब्याज सहित लौटायी जाय 
2. उधार देना, सूदखोरो, सूदखोरोीं का व्यवसाय 
--कुसीदाद दारिद्रयं परकरगतग्रन्थिशमनात्‌ृ--पंच ० 
१।११, मनु० १९०, ८।४१०, याज्ञ० १॥११९। 
सम ०--पथः सूदखोरी, सूदखोर (पठान ) का ब्याज, 
५ प्रतिशत से अधिक ब्याज--बवद्धिः (स्त्री०) घन पर 
मिलने वाला ब्याज,--कुसीदवुद्धिद्वेंग॒ग्यं नात्येति सकृ- 
दाहृता--मनु ० ८। १५१ । 

कुसोदा [ कुसीद--टाप्‌ ] सूदखोर स्त्री । 

कुसीदायी [ कुसीद -| डीप्‌, ऐं आदेश: | सूदखोर की पत्नी | 

कुसीदिकः -- कुसीदिन्‌ (पू०) [ कुसीद-ष्ठन्‌, इनि वा ] 
सूदखोर । 

कुसुमम | कुष--उम ] 4. फूल,--उदेति पूर्व॑ कुसुम ततः 
फलम्‌/-+श० ७।३० 2. कतु-स्राव 3. फल। सम० 
--अज्जनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन की भांति 


प्रयकत होती है,--अज्जलि: मुटठी भर फूल,--अधिषः, 

-अधिराज्‌ (१० ) चम्पक वक्ष (इसके फूल पीले रंग 

के सुगंघय॒क्त होते हैं ), अवचाय: फूलों का चुनना 

अन्यत्र यय कुसुमावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि 

सख्य:--काव्य ०» ३,--अव्तंसकम्‌ फूलों का गजरा, 

-“अस्त्रः,---आयध:ः:,- - इष:,---बाणः,---शरः . पुष्प- 

मय बाण 2. कामदेव,--अभिनव: कुसुमेषव्यापार: 

--मा० १ यहाँ कुसुमेष व्यापार: भी पढ़ा जा सकता 

है )-- तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय--भर्तं० ११, 
ऋतु ० ६९॥ ३ ३, तचोर० २०, २३, रघ्‌ ० ७।६१, शि० 
८।७०, ३।२ कुसुमशरबाणभावेन-गीत ० १०,-आकरः 
. उद्यान 2. फूलों का गृच्छा 3. बसंत ऋ तु--कतु-नां 
कुसुमाक र:-भग ० १०।३५, इसी प्रकार भामि० १।४८, 
“आत्मकस्‌ केसर, जाफरान,---आसवबम 4. शहद 
2. एक प्रकार की मादक मदिरा (फलों से तैयार की 
गई ) ,--- उज्ज्वल (वि० ) फूलों से चमकी ला,-- कार्म कः, 
-“चापः,-धन्वन्‌ (प०) कामदेव के विशेषण-- कुसुम- 
चापमतेजयदंशुभि: -- रघू० ९।३९, ऋतु० ६।२७, 
>5चित (वि०) पुष्पों का अम्बार हो गया हैं जहाँ 
--पुरम्‌ पाटलीपुत्र (पटना) का नाम- कुसुमपुराभि- 
योग॑ प्रत्यन॒दासीनों राक्षस:--मुद्रा० २,--छता खिली 
हुई लता,--शयनम्‌ फूलों की शय्या--विक्रम० ३।१०, 
-“स्तवकः फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता--कुसुमस्तवक- 
स्यव दे गती स्तो मनस्विनाम्‌ू--भत्‌ ० २।३३ । 

कुसुमकती [ कुसुम- मतुप्‌+-डीपू, मस्य वः ] ऋतुमती या 
रजस्वला स्त्री । 

कुसुमित (वि०) [ कुसुम--इतच्‌ ] फूलों से युक्त, पृष्पों 

'. से सुसज्जित' । 

कुसुमालः [ कुसुमवत्‌ लोभनीयानि द्रव्याणि आलाति--इति 
कुसम-- आ-+ला +क ] चोर । 

कुसुम्भ:,-भम्‌ | कुस्‌-+उम्भ | . कुसुम्भ,-कुसुम्भारुणं॑ चारु 
चेल वसाना---जग ०, रघु० ६।६ 2. केसर 3. संन्‍्यासी 
का जलपात्र, कमण्डल,---भम सोना,--भः बाह्य स्नेह 
(कुसुम्भी रंग से तुलना की गई है) । 

कूसलः [ गज +ऊलच्‌ | . अन्नागार (खत्ती), भण्डार, 
गृह (अनाज आदि के लिए) । 

कूसतिः (स्त्री० )[ कुत्सिता सृति: |] जालसाजी, ठगी, घोखा- 
देही । 

कस्तुभः [ कु-+ स्तुंम+-क ] . विष्णु 2. समृद्र । 

कहः [ कुह + णिच्‌--अच्‌ ] कुबेर, धनपति । 

कहकः [ कुह +क्वुन्‌ ] छली, ठग, चालाक (ऐन्द्रजालिक ), 
“-कम्‌,---क्ा चालाकी, धोखा। सम०--कार 
(वि०) कपटी, छलिया,--- चकित (वि०) दाँवपेंच से 
डरा हुआ, शक करने वाला, सावधान, सजग--हि० 
४ १०२,--स्वन:,-- स्वरः मुर्गा । 


( २९१ ) 


कहनः | कु+हन्‌+भच्‌ ] 4. मसा साॉप--मम्‌ 
. छोटा मिट्टी का बतेन 2. शीशे का वर्तन । 

कहना, क्हनिका [ कुह +य्‌, कुहन-+ क-+टापू, इत्वम्‌ |] 
स्वार्थ की पूति के लिए धामिक कड़ी साधनाओं का 
अनुष्ठान, दंभ । 

कहरम्‌ | कुह +क--क्रुहँ राति, रा--क ] 4. गुफा, गढ़ा 
>-जसा कि नाभिकृहर या आस्य” मं 2. कान 
3. गला 4. सामीप्य 5. मंथन । 

कहरितम्‌ [| कुहर-इतच्‌ ] . ध्वनि 2. कोयल की कुक 
3. मंथन के समय सी, सी का शब्द ॥ 

कह, कहः (स्त्री०) [कुह +-कु, कुहु+- ऊड ] . नया चंद्र- 
दिवस अर्थात्‌ चान्द्रमास का अन्तिम दिन-( अमावस्या ) 
जब कि चन्द्रमा अदशर्य होता हे--करगतंव गता 
यदियं कुह:---वे ० ४॥५७ 2. इस दिन को अधिष्ठात्री 
देवी--मन्‌ु ० ३।८६ 3. कोयलर को कक “पिकेन 
रोषारुणचक्षपा महुः कुहरुताहयत चन्द्रवरिणी--नै ० 
१।१००, उन्मीलति कुह: कुहरिति कलोत्ताला: पिकानां 
गिर:---गीत ० १॥। सम ०--कण्ठः,---मख:,--रवः --- 
-- शब्द: कोयल । 


क्‌ (भ्वा०--तुदा० आ०--कवते, कुबते) (क्रया० उभ० 
-“कु--कूनाति, कु-कनीते ) 4. ध्वन्ति करना, कल- 
रव करना 2. कष्टावस्था में कन्दन क रना-खंगाइचकु 
विरेश्शु भम्‌--भट्टि ० १४॥२०, १।२०, १४।५, १५।२६, 
१(५९।९९ | 

कः (स्त्री०) [ क--क्विप्‌ ] पिशाचिनी, चड़ेल । 

कचः [| क्‌--चट्‌ ] स्त्री का स्तन (विशेष कर जवान या 
अविवाहिता स्त्री का) दे० 'कुच । 

कचिका, कची [ कच-कन्‌ -टाप, इत्वम, कच--डीष |] 
. बालों का बना छोटा ब्रश, कूची 2. ताली । 

कूज्‌ (म्वा० पर०--कूजति, कूजित ) अस्पष्ट ध्वनि करना, 
गूंजना, कूजना, ककना--कजन्तं राम रामेति मधर 
मधुराक्ष रमू--रामा०, पृंस्कोक्रिलो यन्मधुरं चुकूज 
“कु० ३।३२, ऋतु० ६। २२, रघु० २१२, ने० 
१(१२७ नि--, परि--, वि--, कूजना, कुक्‌ू की 
अस्पष्ट ध्वनि करना । 

कजः, कूजनम, कजितम्‌ [ कज +-अच, कज-+ल्यूट, कज 
+क्‍्त | . कजना, कुक की ध्वनि करना 2. पहियों 
को घरघराहट । 
( ) | कुट-]-अच ] 4. मिथ्या, जैसा कि--“कटा 

प्वसाक्षिण: में याज्ञ ० १८० 2. अचल,स्थिर, 

ट:,--ठम्र . जालसाजी, भ्रम, घोखा 2. दाँव, जाल 
साजी से भरी हुई योजना 3. जठिल प्रश्न, पेचीदा या 
उलझनदार स्थरू जैसा कि कटइलोक और कटा- 
न्योक्ति 4. मिथ्यात्व, असत्यता (प्रायः समास में 
विशेषण के बल के साथ प्रयोग) क्वनम्‌, झूठ या 


धोखे में डालने वाले शब्द, तुला, मानम्‌ आदि 

पहाड़ का शिखर या चोटी-वर्धयन्निव तत्कटानद्धते- 
घातुरेण भि:--रघु० ४।७१, मेघ० ११३ 6. उभार 
या उत्तंगता 7. अपने उभारों समेत मार्थ की हडडी 
सिर का शिखा 8. सींग 9. सिरा, किनारा-नययाज्ञ० 
२३।९६ 0. प्रधान, मुख्य . राशि, ढेर, समूह; 
अभ्रक्टम्‌--बादलों का समूह, इसी प्रकार अन्नक्टम्‌ 
--अनाज का ढेर 2. हथौड़ा, घन 3. हल की फाली 
कृशी 4. हरिणो को फसाने का जाल 75. गप्ती 
जसे ऊनी म्यान में वर्छी, या हाथ की यष्टिका मे 
कृपाण 46. जलकरूश,--टः 7. घर, आवास 
2. अगस्त्य की उपाधि। सम०-अक्ष: झूठा या कपट से 
भरा पासा (सीसा या पारा भरा हुआ जिससे फेंकने 
पर वह खास बल पर ही चित हो ) --कटाक्षोप धिदे- 
विन:-याज्ञ ० २।२०२,-अगारम छत पर बनी कोठरी, 
-अ्थेः अर्थो की सन्दिग्धता भाषिता कहानी, उपन्यास, 
-उपाय: जालसाजी से भरी योजना, कूटचाल, कटनीति 
-कारः घोखेबाज, झूठा गवाह,--कृत्‌ (वि०) ठगनेवाला, 
घोखा देन वाला 2. जाली दस्तावेज बनानेवाला 
>च्याज्ञ ७ २।७० 3. घ्स देन वाला ( प्‌० ) 4, कायस्थ 
2. शिव का विशेषण,-कार्षापण: झूठा कार्षापण,-खड्ड: 


: गप्ती,--छद्मन्‌ (१०) ठग,--तुला पासंग वाली तराज , 


>“घधर्म (वि०) जहाँ झूठ (मिथ्यात्व) कर्तव्य कम 
समझा जाय (एसा स्थान, घर, और देश आदि) 

--पाकलः पित्तदोषयक्त ज्वर जिससे हाथी ग्रस्त 
होता है, हस्तिवातज्वर---अचिरेण वेक्ृतथिवतंदारण 
कलभं कठोर इव कटपाकल: (अभिहन्ति )-मा ० ११३९, 
(कभी कभी इसी शब्द को “कूटपालक' भी लिख देते 
हैं) पालक: कुम्हार, कुम्हार का आवा,-पाज्ष:, 
-बन्धः जाल, फंदा,-रघ ० १३।३९,-मानम्‌ झूठी माप 
या तोल,--मोहन: स्कन्द का तिशेषण,-यन्त्रम्‌ हरिण 
एवं पक्षियों को फंसाने का जाल या फंदा+-युद्धमू छल 
ओर धोखे की लड़ाई, अघमयुद्ध रघु० १७।६९, 
-शाल्मलि: (प्‌० स्त्री०) . सेमल वृक्ष की एक जाति 
2. तेज कांटों से यक्‍त वक्ष (एक उपकरण-गदा-जिससे 
यमराज पापियों को दण्ड देता है )-दै० रघु० १२। 
९५ और इस पर मल्लि० की टीका,--शासनम्‌ जाली 
आज्ञापत्र या फरमान,--साक्षिन्‌ (प०) झूठा गवाह, 
-स्थ (वि०) शिखर पर खड़ा हुआ, सर्वोच्च पद पर 
अधिष्ठित ( बंशावलीद्योतक तालिका में प्रधान पद पर 
अवस्थित ),-स्थः परमात्मा (अचल, अपरिवतंनीय, तथा 
शाहवत ) भग० ६।८, १२।२,--स्वर्णम्‌ खोटा सोना 


कटकम्‌ [ कट--कन्‌ |] . जालसाजी, धोखादेही, चालाकी 


2. उत्सेघ, उत्तंगता 3. कुछी, हल की फाली । सम० 
--आयानम्‌ गढ़ी हुई कहानी । 


( २९२ ) 


कटश:ः (अव्य०) [ कूट--शस | ढेरों या समहों में । 

कडयम्‌-- कुडय । 

कण (चुरा० उभ०--कणयति---ते, कृूणित) 4. बोलना 
बातचीत करता 2. सिकोड़ना, बंद करना (इस अर्थ 
मे आ० माना जाता हैं) । 

कणिका [ कण्‌-+श्वल | टाप्‌, इत्वम्‌ ] . किसी पश॒ का 
सींग 2. वीणा की खँटी । 

कणित (वि०) | कूण--क्त ] बन्द, मंदा हुआ । 


क्टाल: | कु+दल--अण्‌, पषो० ] पहाड़ी आबनूस । 

कप: | कुवन्ति मण्डका अस्मिनू--कु+एक्‌ दीघंश्च | 
4. कआँ--कपे पश्य पयोनिधार्वाप घटों गह्लाति तुल्य 
जलम्‌--भत ० २।४९, इसी प्रकार--नितरां नीचो5- 
स्मीति त्वं खंदं कप मा कदापि क्ृथा:, अत्यन्तस रस- 
हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि--भामि० १९ 
2, छिद्र, रन्ध्र, गढ़ा, गत जंसा कि 'जघनकप मे 
3. चमड़े की बनी तेल रखने की क्ुप्पी 4. मस्तूल 
-क्षीणीनौक्ूपदण्ड:-दश ० १। सम० --अडू5,-अड्ू: 
रोमांच,--कच्छप:, --सण्डक:--की (शा० ) कुएं का 
कछवा या मेढक, (आलं०) अनुभवशन्य मनुष्य, जो 
सांसारिक अनभव नहीं रखता, सीमित जानकारी 
रखने वाला मनष्य जो केवल पास पड़ोस को ही 
जानता है, (प्रायः 'तिरस्का रदयोतक' शब्द ),--यन्त्रम्‌ 
रहट, कुएं से पानी निकालने का यन्त्र -- यन्त्रघटिका, 
“मन्त्रघदी रहट में पानी निकालने के. लिए लगी डोल- 
चियाँ। यन्त्रधघटिका न्‍्याय"-दे० न्याय के नीचे । 

कूपकः | कूप--कन्‌ ] 4. कुआँ (अस्थायी या कच्चा) 
2. छिद्र, रंध्र, गतं 3. कल्हों के नीचे का गडढा 
4. खंटा जिसके सहारे किस्ती का लंगर बाँध दिया 
जाता हूँ 5. मस्तूल 6. चिता 7. चिता के नीचे का 
छिद्र 8. चमड़े की बनी तेल-कुप्पी 9. नदी के बीच की 
चट्टान या वक्ष । 

कपा (वा) रः [ कुत्सित: पार: तरणम्‌ अस्मिन्‌ू-ब० 
स० | समद्र, सागर । 

कपी [ कप+झछीष्‌ ]. छोटा कुआँ, कुइया 2. पलिघ 
बीतल 3. नाभि । 

कूब (व) र (वि०) (स्त्री०--री) [ कु+ब (व) रच्‌ ] 
. सुन्दर, रुचिकर 2. कुबड़ा,--₹ः,--रम्‌ गाड़ी को 
दल्ली या स्थण-भजा जिसमे जआ बाँधा जाता है, 
“-रौो . कम्बल या किसी दूसरे कपड़े के परदे से 
ढकी हुई गाड़ी 2. गाड़ी की बलल्‍ली जिससे जुआ बाँधा 
जाय--बेणी ० ४ । 

करः:,-रम [ वे+-कव्विप -5ऊः, कौ भूमौ उवं वयनं लाति 
>ला-+कः, लरयोरभंदः: ) भोजन, भात--इतइच 


क्रच्युततेलमिश्र॑ पिण्ड हस्ती प्रतिग्राह्मते मात्रपुरुष: 


>+मृच्छ० ४ |. ' 


क्चे:,.-चंम्‌ | कुर--चट्‌ नि० दीघे: | . गच्छा, गठरी 
2. मुटठीभमर कुश घास 3. मोरपंख 4. दाढ़ी---आगत- 
मनध्यायका रणं सविशेषभूतमद्य जीण॑कर्चानाम-उत्तर ० 
४, या प्रयतिव्यमनेन चित्रफलकं लंबकर्चानां तापसानां 
कदम्ज:--श ० ६ 5. चटकी 6. नाक का ऊपरी भाग 
दोनों भोवों के बीच का भाग 7. कची, ब्रश 8. धोखा 
लसाजी 9. शेखी बघारना, डींग मारनां 0. दम्भ 
>चे: . सिर 2. भण्डार । सम०--श्षी्ष:--श्ेखरः 
नारियल का पेड । 


काचिका | क्चंक-/टाप -| इत्वम्‌ | . चित्रकारी करने की 
कची, ब्रुश या पैंसिल 2. चाबी 3. कली, फूल 
4. जमाया हुआ दूध 5. सुई । 
कद (भ्वा० उभ०--कदंति-ते, कूदित ) . छलांग लगाना 
कदना 2. खेलना, बालकेलि करना-वद्रवचु राजुघृणुश्च 
स्येमइचक दिरे तथा--भट्ठटि० १४।७७, ७९, १५।४५, 
उदू---, कदना, उछलना | 
कदनम [कद --ल्यट | 4. उछलना 2. खेलना, क्रीडा 
करना, - नी . चेत्र की पृणिमा को कामदेव के सम्मान 
मे॑ मनाया जान वाला पवे 2. चेंत्रमास की पणिमा । 
पं: [ कुरु+पा+क, दीघे: ] दोनों भौवों के बीच का 
भाग । 
कप <: | कुर+किवप्‌ू, कुर--पृ+अच, दीघे: नि० | 
4, कोहनी--शि ० २०११९ 2. घटना । 
कमः | को जले ऊमि: वेगो5उस्य पषो० तारा० ]. कछ॒वा 
गहेत्कम॑ इवाजड़रानि रक्षेद्विवरमात्मन: -मन्‌० ७। 
१०५, भग० २।॥५८ 2. विष्ण का दूसरा (कर्मावतार) 
अवतार । सम०--अवतारः विष्ण का कर्मावतार 
->तु० गीत० १-्षित्तिरतिधिपुलतरे तव तिष्ठति 
पष्ठे घरणिधरणकिणचक्रगरिप्ठे, केशव धृतकच्छपरूप 
जय जगदीश हरे |-पष्ठम ,--पृष्ठकम 4. कछवे की 
कमर या पीठ 2. तश्तरी का ढकना,--राजः द्वितीय 
अवतार के समय कछुवे के रूप में विष्ण । 
कलम | कल--अच्‌ ] . किनारा, तट--राधामाधवयो ज- 
यन्ति यमुनाकूले रह:केलय:--गीत० १, नदीवोभयकल- 
भाक--रघ ० १२।३५, ६८ 2. ढलान, उतार 3. छोर, 
को र, किनारी, सन्लिकटता---कुलायकलेष विलठय तेष 
ते->में० ११४१ 4. तालाब 5. सेना का पिछला 
भाग 6. ढेर, टीला। सम०--चर (थवि०) नदी के 
किनारे चरने वाला, या विचरने (घमने) वाला, 
“में: (स्त्री०) तटस्थित भूखंड,-.हण्डकः,--हण्डकः 
भंवर । 
कलडद्भूघ (थि०) [ कुल--कष्‌+खच्‌, मुम्‌ ] तट को 
काटन वाला, या अन्दर ही अन्दर जड़ खोखली करन 
 वाला--कूलडूकपषेव प्रसन्नमम्भस्तटतरु च-श० ५॥२१, 
--षथः नदी की धारा, या प्रवाह,--था नदी । 


( २९३ 


कलन्धय (वि०) [ कल-|-धे--खश, मम | चमता हुआ 
अर्थात्‌ नदी के तट को सीमा बनाने वाला । 

कलमद्रज (वि०) [ कल-+-उद्‌-- रुज---खश्‌, मम्‌ | 
किना रों को तोड़ने वाला (जसे नदियाँ, हाथी )-रघु० 
3२२ । 


कलमद्ह (वि०) [ कल-|-उद-+- वह +खश, मम्‌ | किनारे 
को फाड़ डालने तथा बहा कर ले जाने वालां--मा ० 
नह | 

कष्माण्ड: [ कु ईषत्‌ ऊष्मा अण्डंष बीजेषु यस्य |] पेठा, 
कुम्हड़ा, तूमड़ी । 

कहा [ कु ईषत्‌ उद्यते5त्र, कु+-उह +क | कुहरा, धुद । 

कू । (स्वादि० उभ०--कणोति, कछृणुते) प्रहार करना, 
घायल करना, मार डालना 3। (तना० उभ ०-करोति, 
कुरुते, कृत) 4. करना-+-तात कि करवाण्यहम्‌ 
2. बनाना--गणिकामवरोधमकरोत्‌-दश ०, नृपेण चक्रे 
युवराज़शब्दभाक्‌ _-रघु० ३।४५, युवराज: कृत आदि 
3. निर्माण करना, गड़ना, तयार करना---कुम्भकारो 
घट करोति, कर्ट करोति आदि 4. बनाना, रचना 
करना-गुरु कुछ, सभां कुद मदथ भो: 5. प॑ंदा करना 
निमित्तमत होना, उत्पन्न करना--रतिमभयप्राथना 
क्रुते-श० २१ 6. बनाना, क्रमबद्ध करना,-अज्जलि 
करोति कपोतहस्तक कृत्वा 77 लिखना, रचना करना 
>-चकार सुमनोहरं शास्त्रम--पञच० १ 8. सम्पन्न 
करना, व्यस्त होंना-- पूजां करोति 9. कहना, वणन 
करना,--इति बहुविधा: कथा: कुर्वन आदि 0. पालन 
करना, .कार्यान्वित करना, आज्ञा मानना,--एवं 
क्रियते युष्मदादेश:--मा० १, या करिष्यामि वचस्तव 
या शासन मे कुरुष्व आदि ॥4. प्रकाशित करना, पूरा 
करना, कार्य में परिणत करना--सत्सज्भतिः: कथय 
कि न करोति पसामू-भतं० २।२३ 42. फेंकना 
निकालना, उत्सगे करना, छोड़ना मूत्र कृ--मत्रोत्सगं 
करना, पेशाब करना, इसी प्रकार पुरीषं क् टद्ी 
फिरना 3. धारण करना, पहनना, ग्रहण करना 
--स्त्रीरूपं कृत्वा, नानारूपाणि कुर्वाण:--याज्ञ० 
३।१६२ 4. मह से निकलता, उच्चारण करना 
--मानषीं गिर कृत्वा, कलहं कृत्वा आदि 5. रखना 
पहनना (अधिछ के साथ )-कण्ठ हारसकरोत्‌--का ० 
२१२, पाणिम्रसि कृत्वा आदि 6. सौंपना (कोई 
कतंव्य ), नियत करना---अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तन 
तत्र विपश्चित:--मनु ० ७।८१ व7. पकाना (भोजन ) 
जेसा कि क्षतानन में 8. सोचना, आदर करना 
ख़याल करना--दष्टिस्तणीकृतजगत्रयस त््वसा रा 
“जत्तर० ६११९ व9. ग्रहण करना (हाथ में )-कुरु 
करे गरुमेकमयोघनम्‌---ने ० ४॥५९ 20. ध्वनि करना 
--यथा खाल्कृत्य, फ्त्कृत्य भुझक्ते, इसी प्रकार वषट्‌ 


) 


कृ, स्वाहा क॑ आदि 2]. गुजारना (समय) विताना 
>-वर्षाणि दश चक्रः--बिताये, क्षणं कुरु--जरा ठह- 
रिए 22. को ओर मडना, ध्यान मोड़ना, दढ़ निश्चय 
करना (अधि०या सम्प्र० के साथ )--नाधमं कुछुते 
मनः:--मन्‌ ० १२।११८, नगरगमनाय मति न करोति 
--श० २ 23. दूसरे के लिए कोई काम करना (चाहे 
लाभ के लिए हो या हानि पहुँचाने के लिए ) ; -यदनेन 
कृतं॑ मयि, असौ कि में करिष्याति आदि 24. उपयोग 
करना, काम में रूगाना, उपयोग में .लाना-कि तया 
क्रियते धेन्वा--पञऊ्च० १ 25. विभक्‍त करना, टुकड़े 
टकंड़े करना ('धा' पर समाप्त होने वाले क्रिया विशे- 
षणों के साथ ) द्विधा क्र >>दो टुकड़े करना, शतधा क्र, 
सहस्रधा क् आदि 26. अधीन बनाना, ('सात्‌' पर 
समाप्त होने वाले क्रिया विशषणों के साथ ) पूर्ण रूप 
से किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कराना--आत्म- 
सात्कू, अधीन करना अपने में लीन करना--रघु० 
८।२, भस्मसात्कू राख वना देना, यह धातु बहुधा 
संज्ञा, विशेषण और अव्ययों के साथ उनको क्रिया 
बनाने के लिए कुछ कुछ अंग्रेजी के प्रत्यय '७॥' या 
(ए' की भांति प्रयक्‍त होता है और अर्थ होता है 
“किसी व्यक्ति या वस्तु को वह बना देना जो वह 
पहले नहीं हैँ उदा० क्ृष्णीकू उस वस्तु को जो पहले 
से काली नहीं ह काली करना अर्थात 3[80४८ 
इसी प्रकार इ्वेतीकृ--सफ़्द करना (छञव९7 ) 
घनीकृत ठोस बना देना (४०१४9); विरलीकृ 
दर दूर कहीं कहीं करना (789]'९ए ), आदि । कभी 
कभी इस प्रकार की रूप रचना दूसरे अर्थों में भी 
होती हं---उदा० क्रोडोकृ--छाती से लगाना, आलि- 
जन करना, भस्मीकृ---राख करदेना, प्रवणीकृ -- रुचि 
पैदा करना, झुकना, तृणीकृ-तिनके की भांति तुच्छ एवं 
हीन समझना, मंदीकृ--- शिथिक करना, चाल धीमी 
करना, इसी प्रकार शलाक़ृ-नोकदार लोहे की सलाखों 
के सिरे पर रख कर भनना, सुखाक़ृ--प्रसन्‍न करना, 
समंथाक्ृ-- समय बिताना आदि। विशे०--यह धातु 
उभयपदी हैं, परन्तु निम्नलिखित अर्थों में आत्मने- 
पदी ही रहती हँ:-(क ) क्षति पहचाना (ख) निन्दा 
करना, कलंकित करना (ग) काम देना और  (घ) 
बलात्कार करना, हिसात्मक काय करना (७) तेयारी 
करना, दशा बदलना, मोड़ना (व) सस्वर पाठ करना 
(छ) काम मे लगाना, प्रयोग मे लाना--दे० पा[०» 
१। ३। ३२, विशें० कक धातु का संस्कृत साहित्य में 
बहुत प्रयोग मिलता है, इसके अथथ भी नाना प्रकार से 
अदलते बदलते रहते है या सम्बद्ध संज्ञा के अनसार प्राय 
अनन्त अथ हो जाते हं--उदा ० पर्द क्ृ-कदम रखना 
--आश्रमे पदं करिष्यसि---श० ४।१९, क्रमेण क्वतं 


( २९४ ) 


मम वपुषि नवयौवनेन पदम-का० १४१, मनसाक्ृ--- 
सोचना, मध्यस्थता करना, मनसि कृ-सोचना -दष्ट्वा 
मनस्येवमकरोत्‌--का० १३६, दढ़ निश्चय करना 
संकल्प करना,--सख्ूयं, मेत्रीं क्र मित्रता करना 
अस्त्राणि कृ--शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का अभ्यास करना, 
दंड कृ-दंड देना, हृदय क-ध्यान देना, काल कृ-मरना, 
मति, बद्धि कृू-सोचना, इरादा करना, अभिप्राय होना 
-उदक कू-पितरों को जल का तपपंण करना, चिरं कृ-देर 
करना,दर्द्र कृू-वीणा बजाना, नखानि कृु-नाखन साफ 
करना, कन्यां कृ--सतीत्व भ्रष्ट करना, कौमाये भंग 
करना, विना कु-अलग करना, छोड़ा जाना जैसा कि 
'मदनेन विनाकृति: रति: कु० ४२१ में, मध्य कृ-- 
बीच में रखना, संकेत करना--मध्यक्ृत्य स्थितं क्रथ- 
कशिकान--मालबि ० ५२, वशे क--जीतना, बस में 
करना, दमन करना, चमत्कू--आदइचयं पैदा करना, 
प्रदर्शन करना, सत्कृ--सम्मान करना, सत्कार करना, 
तियंक कृ-एक ओर रख देना,--प्रेर ० (सारयति-ते ) 
करवाना, सम्पन्न करवाना, बनवाना, कार्यान्वित कर- 
वाना --आज्ञां कारय रक्षोभि:--भट्ठवि ० ८।८४, भत्तय॑ 
भृत्यन वा कर्ट कारयति-सिद्धा ०-, इच्छा ० (चिकी- 
पषंति-ते) करने की इच्छा करना, अड्भी-. स्वीकार 
करना, अपनाना-लवड्भी कुरड्ी दगजद्भजीकरोतु-जग ०, 
दक्षिणामाशामज्भीकृत्य--का ० १२१ 2. मान लेना, 
स्वीकृति देना, अपनाना, मान लेना 3. करने की 
प्रतिज्ञा करना, जिम्मेवारी लेना-कि त्वद्भीकृतम॒त्सज- 
न्कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते--मृद्रा० २॥१८ 
4. दमन करना, अपना बनाना, अनुग्रह करना--अमरु 
५२, अति--बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना, अधि०, 
. अधिकारी होना, हकदार बनना, अधिकृत बनना, 
किसी कतंव्य के लिए पात्रीकरण,--नैवाध्यकारिष्महि 
वेदवत्ते--भट्टि ० २३४, कि० ४।२५ 2. लक्ष्य बनाना, 
उल्लेख करना, (विषय पर' 'के विषय में! 'के लिए' 
संकेत करके उल्लेख करते हुए अर्थो के लिए 'अधि- 

कृत्य शब्द का प्रयोग होता हे--ग्रीष्मसमयमधिकृंत्य 
गीयताम्‌--श ० १, शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि---श ० 
२, रघृ० ११।६२) 3. धारण करना--अधिचक्र नयं 
हरिः:--भट्टि० ८।२० 4. अभिभत करना, दबा लेता 
श्रेष्ठ बनना 5. रोकना, रुकना, हाथ खींचना । अन-- 
सूरत शकल में मिलना, अनुगमन करना, विशेषत 
नकल करना (कम व संब० के साथ )-शेलाधिपस्या- 
नुचकार लक्ष्मीमू-भद्वि ० २८, मन॒० २।१९९, श्याम- 
तया हरेरिवान॒कुवेतीम---का ० १०, अनकरोति भग- 
वतो नारायणस्य--६, अप- ॥. खींचकर दूर करना 
हटाना, दूर खींचकर अनादर करना, - यो5पचतक्रे वना- 
त्सीतामू-भट्टि ० ८।२० 2. प्रहार करना, क्षति पहुं- 


23-----ूना-++---नाहा ना नाक... 


चाना, बुरा करना, हानि पहुँचाना, हानि या क्षति 
पहुंचाना (संब० के साथ )--न किचिन्मया तस्याप- 
कत्‌ं शक्‍्यम्‌--पंच० १, अपा-- !. दूर करना, 
त्याग देना, हटाना, मिटाना--तन्नैशं तिमिरमपाकरोति 
चन्द्रः--श० ६॥२९, न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति 
-कु० ५११४ 2. फंक देना, अस्वीकार करना, एक 
ओर रख देना, छोड़ देना--शिवा भृजच्छदमपाचकार 
-रघु० ७।५०, अभ्यन्तरो-- 7. दीक्षित करना 
2. मित्र बनाना (.अभ्यन्तर के नी० दे०) अलम्‌--- 
विभूषित करना, सजाना, शोभा बढ़ाना-उभावलरूज्चक्र- 
तुरड्चिताभ्यां तपोवनावत्तिपथं गताभ्याम्‌-रघ० ११। 
१८, कतमो वंशोइलकक्ृतो जन्मना--श० १, आ-- 
(प्रर०) . पुकारना, बलछाना, निमंत्रित करना 
“”आकारयनमत्र 2. निकट लाना, आविस-- प्रकट 
करना, दशनीय बनना, जाहिर करना, प्रदर्शन करना 
(आविस्‌ के नी० दे०) उप--, (वर्त ०---उपकरोति ) 
. (क) मित्र बनाना, सेवा करना, सहायता करना, 
अनुग्रह करना, उपकृ्ृत करना (प्राय: संबं०, कभी- 
कभी अधि० के साथ )-सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌ 
“भट्ठि०ण ८।१८, आत्मनइचोपकतृंम--मेघ० १०१, 
शि० २०।७४, मनु० ८।३९४ (ख़) ॥. हाजरी में खड़े 
रहना, सेवा करना 2. (वर्त ०--उपस्करोति) (क) 
विभूषित करना, शोभा बढ़ाना, सजाना (ख़) प्रयत्न 
करना (संब० के साथ )--भट्टि ० ८।१९ ११९ (ग) 

तेयार करना, विस्तार से कार्य करना, पूरा करना 

निर्मल करना,--उपा--- . सौंपना, देना 2. प्रारंभिक 
संस्कार सम्पन्न करना--मनु ० ४॥९५--दे ० उपाकमंन्‌ 
3. उठा लाना, लाना 4. आरंभ करना, उरो-- 
उररोी---, उरुरो--, ऊरो-, या ऊऋररी-स्वीकार करना 

दे० अंगीकृ० ऊपर,--रघ्‌० १५।७०--दे० उरी भी 
तिरस-7. अपशब्द कहना, बरा भला कहना, अनादर 
करना, घृणा करना 2. पीछे छोड़ना, आगे बढ़ना 
जीतना, दे० 'तिरस के नीचे०, त्वम-तृ, कोई (तिर- 
स्कार सूचक ) दक्षिणी-, या प्रदक्षिणी-, किसी वस्तु के 
चारों ओर घूमना (अपना दक्षिण पाश्वं उसकी ओर 
करके ), प्रदक्षिणीकुरुष्व सद्योहुताग्नीन्‌ू--श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरंभर्तृ ररुन्धती च, रघ॒० 
२।७१, दुस्‌ू--,, बुरे ढंग से करना, घिक--, झिड़कना, 
ब्रा भला कहना, अनादर करना--दे ० धिक के नी ० 
नमस्‌--, नमस्कार करना, पूजा करना--मनित्रयं 
नमस्कृत्य-सिद्धा ०--दे० नमस्‌ के नी०, नि--, क्षति 


पहुंचाना, ब्रा करना, निसू-- . हटाना, हाँक कर 


दूर कर देना--मनु ० ११।५३ 2. तोड़ देना, निकम्मा 
कर देना--भट्टि० १५।५४, निरा-- !. निकाल 
देना, परे कर देना, निकाल बाहर करना--भट्ठि० 


_ ( २९५ ) 


६।१००, रघु० १४।५७ 2. निराकरण करना (मत 
आदि का ) 3. छोड़ना, त्यागना 4. पूर्ण रूप से नष्ट 
कर देना, ध्वंस करना 5. ब्रा भला कहना, नीच 
समझना, तुच्छ समझना, न्‍्यक्‌--., अपमान करना, 
अनादर करना, परा---, (पर० ) अस्वीकार करना, 
अवहेलना करना, निरादर करना, खयाल नहीं करना 
“तां हनूमान्‌ पराकुवंन्नगमत्‌ पुष्पकम्‌ प्रति--भद्ठि० 
८।५०, परि--( परिकरोति ) . घेरना 2. (परिष्क- 
रोति ) विभूषित करना, सजाना--रथो हेमपरिष्कृत: 
-“महा०, (आलं०) निर्मल करना, चमकाना, शुद्ध 
करना (शब्दों का), पुरस--, सम्मुख रखना--राजा 
शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्‍तव्य:--श० ४, हते जरति 
गाज़य पुरस्कृत्य शिखण्डिलम्‌ू--वेणी० २।१८--दे० 
पुरस के नीचे, प्र-- . करना, सम्पन्न करना 
आरंभ करना (अधिकतर उसी अर्थ में प्रयुक्त होता 
है जिसमें 'कृ )-जानन्नपि नरो दैवात्प्रकरोति विगहि- 
तम्‌--पंच० ४३५, भट्टि० २३६, ऋतु० १६ मन्‌ ० 
८।५४, ६०, ८।२३९, अमरु १३ 2. बलात्कार करना, 
अत्याचार करना, अपमान करना,--भट्टि० ८१९ 
3. सनन्‍्मान करना, पूजा करना, प्रति- . बदला देना, 
वापिस देना, लोटाना--पूर्व कृतार्थों मित्राणां नार्थ 
प्रतिकरोति यः--रामा० 2. उपचार करना,-व्याधि- 
मिच्छामि ते ज्ञातूं प्रतिकुर्या हि तत्र वे--महा०, 
3. वापिस देना, ज्यों का त्यों कर देना, पुनः स्थापित 
करना---मनु० ९।२८५ 4. प्रतिशोध करना--रघु० 
१२।९४, प्रमाणी--- 4. भरोसा करना, विश्वास 
करना 2. प्रमाण पुरुष मानना, आज्ञा मानना --श!सनं 
तरुभिरपि प्रमाणीकृतम्‌--श० ६ 3. आँख गड़ाना, 
वितरण करना, बर्ताव करना या व्यवहार करना 
“यदैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतम्‌ 
“भेतृ ० २१२१, प्रादुस--, प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, दिखलाना, जाहिर करना--दे० प्रादुस के 
नी ०, प्रत्यूप-- . प्रतिफल देना, (आभार) प्रत्यर्पण 
करना, वि---, बदलना, परिवतंन करना, प्रभावित 
करना--विकारहेतौ सत्ति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 

त एवं घोरा:-- कु० १।५९, रघु० १३।४२ 2. आकृति 
. बिगाड़ना, विरूप करना--विक्ृताकृति:--मन्‌ ० ९।५२ 
3. उत्पन्न करना, पैदा करना, सम्पन्न करना -मनु० 
१७५, नास्य विध्नं विकुवन्ति दानवा:-महा ० 4. विध्न 
डालना, हानि पहुंचाना, क्षति पहुँचाना (आ०) 
“:डौनान्यनुपकत्‌ णि प्रवृद्धानि विकुवेते--रघु० १७। 
५८ 5. उच्चारण करना--विकुर्वाणः स्वरानय 
-“-भेट्टि० ८२० 6. (पत्नी की भाँति) विश्वास- 
घातक होना, विनि---, प्रहार करना, क्षति पहुँचाना, 
विप्र- . सताना, कष्ट देना, तंग करना, हानि पहुँचाना 


हि. 


बनता "जता छाए इब कान तपकत॒तान-- रन फकतन्कत८,,.. मकर 


कि सत्त्वानि विप्रकरोषि--श० ७, कु० २।१ 
2. बुरा करना, दुव्यंवहार करना--श० ४, १७ 
3. प्रभावित करना, परिवर्तन लाना,-कमपरमवशं न 
विप्रकुयु:--कु० ६।९५, व्या-- 4. प्रकट करना, 
साफ करना---नामरूपे व्याकरवाणि---छा ० 2. प्रति- 
पादन करना, व्याख्या करना 3. कहना, वर्णन करना 
--तन्मे स्व भगवान्‌ व्याकरोतु--महा०, सम्‌--, 
(संकुरुते) (क) करना (पाप, अपराध )--ये पक्षा- 
परपक्षदोषसहिता: पापानि संकुबंते--मच्छ० ९।४ 
(ख) निर्माण करना, तैयार करना (ग) करना. 
संपन्न करता 2. (संस्कुरुते) (क) अलंकृत करना, 
शोभा बढ़ाना--ककुभं समस्कुरुत माघवनीम्‌ू--शि० 
९।२५ (ख) निर्मल करना, चमकना-वाण्येका समल- 
द्भूरोति पुरुषं या संस्कृता घायंते--भते ० २।१९, शि० 
१४।५० (ग) वेदमंत्रों के उच्चारण से अभिमंत्रित 
करना--मन्‌ ० ५।३६, (घ) वेदविहित संस्कारों से 
(किसीपुरुष को) पवित्र करना, शुद्ध करने वाले 
शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करना,--संचस्कारो- 
भयप्रीत्या मेथिलेयौ यथाविधि रघु० १५॥३१, 
याज्ञ ७ २१२४, साची--, एक ओर मड़ना, परोक्ष 
रूप से मुड़ना--साचीकृता चारुतरेण तस्थौ--कु० 
२३।६८, रघ्‌ ० ६।१४ । 


कृक: [ क्ृ-/ कक ] गला । ऐ 

कृकण: (र:) [ कृु+कण्‌-+-अचू, कृ+क्ृ+ट | एक 
प्रकार का तीतर । 

कृक (क) हलास: 
गिरगिट । 

कृकवाकः [क्क-- वच्‌ व्यू ण, क आदेश: | 4. मर्गा 2. मोर 
3. छिपकिली सम०-ध्वजः कार्तिकेय का विषेशण। 

कृकाटिका [ कृक-+-अट +-अण्‌ --> कृकाट -+- कन्‌ +- टाप, 
इत्वम्‌ | . ग्रीवा का सीधा उठा हुआ भाग 2. गर्दन 
का पिछला भाग । 


कृच्छ (वि०) [ कृती-+-रक, छ आदेश: ] . कष्ट देने 
वाला, पीडाकर--मनु ० ६।७८ 2. बुरा, विपदुग्रस्त, 
अनिष्टकर 3. दुष्ट, पापी 4. संकटग्रस्त, पीडित, 
“ज्छः,---च्छुम्‌, ।. कठिनाई, कष्ट, कठोरता, विपद्‌, 


| कृक--- ऊस -| अण्‌ ] छिपकली, 


संकट, भय--कच्छ महत्तीण:--रघु० १४६, 
१३।७७ 2. शारोरिक तप, तपस्या, प्रायश्चित्त 


मनु० ४॥२२२, ५१२१, ११।१०५--च्छम, कृच्छ ण, 
कृच्छात्‌ बड़ी कठिनाई के साथ, दुःख पूवेक, बड़े कष्ट 
के साथ--लब्धं कृच्छेण रक्ष्वते--हि०ण १।१८५, । 
सम ०--प्राण (वि०) 4. जिसका जीवन खतरे में हैं 
2. कष्टपूवक सांस लेने वाला 3. कठिनाई से जीवन- 
यापन करने वाला,---साध्य (वि०) . कठिनाई से 
ठीक हो सके, (रोगी या रोग) 2. कष्टसाध्य । 


( २९६ 


कृत (तुदा० पर०--क्रन्तति, कृत ) 4 काटना, काट कर 


फंक देना, विभक्‍त करता, फाडना, धज्जियाँ उड़ाना, 
टुकड़े २ करना, नष्ट करना --प्रहरति विधिमंमंच्छदी 
न कृन्तति जी वितम-उत्तर० ३॥३१, ३५ भट्टि० ९।४२ 
१५।९७ १६१५, मनु० ८। १२, अब--,काट फंकना, 
विभकत करना, फाड़ कर टकड़े २ करना, उद्‌ू--, 


. काटना या काट फेकना, फाड़ना--रघु० १२।४९, 


मन्‌० ११।१०५ 2. खण्ड खण्ड करना, टुकड़े काटना 
--उत्कृत्यीत्कृत्य कृत्ति-मा ० ५११६ वि- (. काटना, 
फाड़ना, टुकड़े २ करना--विश्वासाडूयमुत्पन्न॑ मूला- 
नन्‍्यपि निकनन्‍्तति--पंच० २।३९, निकृन्तन्निव मानसम्‌ 
--भट्टि० ७।११ भल्लनिकृत्तकण्ठ:--रघु० ७।५८ । 


॥ (रुघा० पर०--ऊक्ृणत्ति, कृत्त )]. कातना, 2. घेरना । 
कृत्‌ (वि०) [क्ृ--क्विप] (प्रायः समास के अन्त में) 


कत 


निष्पादक, कर्ता, निर्माता, अनष्ठाता, उत्पादक, रच- 
यिता आदि पाप), पृण्य”, प्रतिमा" आदि, (पुं०]) 
. प्रत्ययों का समूह जिनको धातु के साथ जोड़ने से 
(संज्ञा, विशेषण आदि) बनते हैँ 2. इस प्रकार बना 
हुआ शब्द । 

(वि०) [क+-क्त) किया हुआ, अनुष्ठित, निर्मित, 
क्रियान्वित, निष्पन्न, उत्पादित आदि (भू० क० क़ृ० 


--कु-तना० उभ० )-तस्‌ . कार्य, कृत्य, कर्म-मनु० 


७।१९७ 2. सेवा, लाभ 3. फल, परिणाम 4. लक्ष्य, 
उद्देश्य 5. पासे का वह पहल जिस पर चार बिन्दू 
अंकित हैं 6. संसार के चार यूगों में पहला यूग जो 
मनुष्यों के १७२८००० वर्षों के बरावर ह-दे० मनु० 
१।॥७९, ओर इस पर कुल्लक की टीका, परन्तु महा- 
भारत के अनुसार यह युग मनुष्यों के ४८०० वर्षों से 
अधिक वर्षों का है, चार की संख्या । सम॑०---अक्ृत 
(वि०) किया न किया अर्थात्‌ कुछ भाग किया गया, 
पूरा नहीं किया गया,-अड्भू (वि०) 4. चिह्नित, दागी 
-मनु० ८।२८ १, 2. संख्यांकित, (कः) पासे का वह 
भाग जिस पर चार बिन्दु अंकित हों,-अज्जलि (वि०) 
विनम्रता के कारण दोनों हाथ जोड़ें हुए--भग० 
११।१४, मनु ० ४॥ १५४, अनुकर (त्रि०) किये हुए काय 


का अनुकरण करने वाला, अनुसेवी, --अनुसारः प्रथा . 


परिपाटी,-- अन्त (वि०) समाप्त करने वाला, अव- 
सायी, (तः) . मृत्य का देवता यम-द्वितीयं कृतान्त- 
मिवाटन्तं॑ व्याधमपश्यत्‌ू--हि० १ 2. भाग्य, प्रारब्ध 
--क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सद्भमं नौ कृतान्त: -मेघ० 
१०५ 3. प्रदर्शित उपसंहार, रूढि, प्रेमाणित सिद्धान्त 
4. पापकर्म, अशुभ कर्म 5. शनि ग्रह" का विशेषण 
6. शनिवा र,-- जनक: सूर्य,-- अन्नम्‌ . पकाया हुआ 
भोजन,-झताननमुद्क स्त्रिय:--मनु ० ४॥२१९ ११३३ 
4. पचा हुआ भोजन 3. मल,-अपराध ( वि० )अपराघी 


) 


दोषी, मुजरिम,---अभय (वि०) भय या खतरे से सुर- 


क्षित.-- अभिषेक (वि०) राज्याभिषिक्त, यथा विधि 
पद पर प्रतिष्ठित किया हुआ,--अम्यास (वि०) 
अम्यस्त,--अर्थ (वि०) . जिसने अपना उद्ृंश्य सिद्ध 
कर लिया है, सफल 2. सन्तुष्ट, प्रसन्‍न, परितृप्त,-क्त: 
कृतार्थोडस्मि निवर्हितांइहा--शि० १।२९, रघु० ८॥३, 
कि० ४।९ 3. चतुर, (कृता्थंक्र) 4. सफल बनाना 
2. भरपाई होना--कान्तं प्रत्यपचारतश्चतुरया कोप: 
कृतार्थीक्रित:-अमरु १५,--अवधान (वि०) होशियार, 
सावधान,--अवबधि (धि०) . निश्चित, नियत 2. हृद- 
बन्दी किया हुआ, सीमित,-अवस्थ (वि०) 4. बुलाया 
हुआ, प्रस्तुत कराया हुआ 2. निद्चित, निर्धारित, 
--अस्त्र (वि०) ॥. हथियारबन्द .2« शस्त्र या अस्त्र 
विज्ञान में प्रकाशित-- रघु० १७।६२/-आगम् (वि०) 
प्रगत, प्रवीण (पं०) परमात्मा,--आगस्‌ (वि०) दोषी, 
अपराधी, मजरिम, पापी,-आत्मन्‌ (वि०) . संयमी, 
स्वस्थचित्त, स्थिरात्मा 2. पवित्र मन वाला,--आयास 
(वि०) परिश्रम करने वाला, सहन करने वाला, 
--आह्वान (वि०) ललकारा हुआ,-- उत्साह (वि०) 
परिश्रमी, प्रयत्नशील, उद्यमी,--उद्दाह (वि०) 
. विवाहित 2. हाथ ऊपर उठा कर तपस्या करने वाला, 


 - उपकार (वि०) . अनुग॒हीत, मित्रवत्‌ आचरित, 


सहायता प्राप्त--कु० ३॥७३ 2. मित्रसदृश,---उपभोग 
(धि०) बरता हुआ, उपभुवत,--कर्मेनू (वि०) 
. जिसने अपना काम कर लिया है-रघु ० ९।३ 2. दक्ष 
चतुर (पं०) . परमात्मा 2. संन्यासी,--कास [ध्षि० ) 
जिसकी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं,-- काल (वि०) 
. समय की दृष्टि से जो स्थिर हूँ, निश्चित 2. जिसने 
कुछ काल तक प्रतीक्षा की हैं (लः) नियत समय 
याज्ञ ० २।१८,---कृत्य (वि) कृतार्थ,-- भग० १५।२० 
2. सन्तुष्ट परितृप्त--शा० ३।१९ 3. जिसने अपना 
कतेवग्य प्रा कर लिया हैं,-- क्रय: खरीदार,---क्षण 
(वि०) . निश्चित समय की आतुरतापू्वंक प्रतीक्षा 
करने वाला,-- क्य॑ं सर्व सोत्सुका: ऊँतक्षणास्तिष्ठाम: 
--पञूच ० १ 2. जिसे कोई अवसर -उपलरब्ध हो गया 
है,-:-घ्न (वि०) !. अक्ृतज्ञ, मनु० ४॥२१४, ८१९ 


2. जो पहले किये हुए उपकारों को नहीं मानता हैं, 


--चडः . जिस बालक का मुण्डनसंस्कार हो गया हैं 
-मन॒० ५१५८, ६७,--ज्ञ (वि०) . उपकार मानन 
वाला, आभारी -- मन० ७।२०९, २१०, याज्ञ० 
१।३०८ 2. शुद्धाचारी (ज्ञः) कुत्ता,-तीर्थ (व्ि०) 
. जिसने तीर्थों के दर्शन किए हैं 2. जो (अध्यापनवृत्ति 


'के) अध्यापक से अध्ययन करता हो 3. जिसे तरकीब 


खब सूझती हों 4. पथ प्रदर्शक,-- दासः किसी निश्चित 
समय के लिए रक्‍खा हुआ बैतनिक सेवक, वेतनिक 


( २९७ ) 


सेवक,--धी (वि०) . दूरदर्शी, लिहाज रखने वाला 
(द्रदर्शी) 2. विद्वान्‌ शिक्षित, बद्धिमान--म॒द्रा० 
५।२०,--निर्णजन: परचात्तापी,-निशचय (वि०) कृत- 
संकल्प, दृढ़प्रतिज्ञ--पु ख (वि०) धनुविद्या में निपुण, 
5पुवव (वि०) पहले किया हुआ,--प्रतिकृतम, आक्र- 
मण ओर प्रत्याक्रमण, धावा बोलना और प्रतिरोध 
 करना--रघु० १२।९४,--प्रतिज्ञ (वि०) 4. जिसने 
किसी से कोई करार किया हुआ है 2. जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया हँ,--बुद्धि (वि०) विद्वान 
शिक्षित, वृद्धिमानू-मनु ० १।९७, ७।३०,--मुख (वि०) 
विद्वान, बुद्धिमानू--लक्षण (वि०) ॥. मद्रांकित 
चिनह्नित 2. दागी--मनु० ९।२३९ 3. श्रेष्ठ, सुशील 
परिभाषित, विवेचित,--वमंन्‌ (प्‌ू०) कौरंवपक्ष 
का एक योद्धा जो कृप और अश्वत्थामा के साथ 
महाभारत के युद्ध में जीवित रहा, बाद में वह 
सात्यकि के हाथों मारा गया, - विद्य (वि०) विद्वान 
शिक्षित--शूरोइसि क्रृतविद्योईसि---पञ्च ० ४४३ 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जनाः, शरइ्च 
कृतविद्यरच यहच जानाति सेव्ितुम--पञ्च० १४५, 
“-वैतन (वि०) बंतनिक, तनखादार (नौकर आदि) 
*थयोज्ञं»> २।१६४ --वेदिन (वि० ) आभारी दे० 
कृतज्ञ--वेश (वि०) सुवेशित, विभषित--गतवति 
हृतवेशे केशवे कुञजशय्याम्‌ू--गीत ० ११,-श्ोभ (यि०) 
. शानदार 2. सुन्दर 3. पट, दक्ष,--शौच ( वि० ) 
पवित्र किया हुआ,--शभ्रमः,---परिश्रम: अध्येता, जिसने 
अध्ययन कर लिया हँ--कृतपरिश्रमो5स्मि ज्योति:- 
शास्त्र---म॒द्रा ० १, (मन अपना समय ज्योतिःशास्त्र के 
अध्ययन में लगाया हे ),--संकल्प (वि०) क़ृतनिश्चय, 
दृढ़संकल्प,---संकेत (नि०) (समय आदि का) नियत 
करने वाला--नामसमेत॑ कृतसंकेतं वादयते मदु वेणम 
>-गीत० ५,--संज्ञ (वि०) [. पुनः चेतना प्राप्त, होश 
म॑ आया हुआ 2. उद्बोधित, --संनाह (वि०) कवचधारी 
“सापत्निका वह स्त्री जिस के पति ने दूसरा विवाह 
कर लिया है, एक विवाहित स्त्री जिसकी सपत्नी भी 
विद्यमान हो, --हस्त,--- हस्तक (वि०) . दक्ष, चतुर, 
कुशल, पटु 2. धनुविद्या में कुशल, - हस्तता . कौशल 
दक्षता 2. धनुविद्या या शस्त्रविद्या में कुशल-- कौ रव्य 
कृतहस्तता पुनरिय देवे यथा सारिणी--वेणी ० ६।१२, 
महावी० ६।४१ | 

(वि०) [ कृत- कन्‌ | . किया हुआ, निर्मित 
सज्जित (विप० नेंसगिक )--यद्यत्कृतं तत्तदनित्यम- 
न्यायसूत्र 2. कृत्रिम, बनावटी ढंग से किया हुआ, 
-“-अक्वतकविधिसर्वाड्भीगमाकल्पजातं---रघृ० १८।५२ 
3. झूठा, व्यपदिष्ट या बहाना किया हुआ, मिथ्या 
दिखावटी, कल्पित---कृतककलह्‌ं कृत्वा-म॒द्रा ० ३, कि० 

३८ 


८।४६ 4. दत्तक (पुत्र) (बहुधा समास के अन्त मं 
भी ) --यस्योपांते कृतकतनय: कान्तया व्धितो मे (बाल 
मन्दारवृक्ष: )--मेघ० ७५, सोथ्य॑ न पुत्रकृतक: पदवीं 
मगस्ते (जहाति)-श० ४।१३ । 
कृतम (अव्य०) [ कृत-+- कम बा० | पर्याप्त और अधिक 
नहीं, बस करो अथवा मत करो (करण० के साथ ) 
. अथवा क़ृतं सन्देहेन--श० १, अथवा--गिरा कृतम्‌ 
-“रघु० ११॥४१, कृतमश्वेन-- उत्तर० ४ । 
कृति: (स्त्री०) | क्ृ+क्तिन्‌] . करनी, उत्पादन, निर्माण, 
अनुष्ठान 2. काय , कृत्य, कम 3. रचना, काम, सं- 
रचना--( तौ) स्वक्ृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ 
रुघ्‌ ० ९९२३२, ६४,६९९, ने० २२।१५५ 4 जादू, 
इन्द्रजाल 5. क्षति पहुँचाना, मार डालना 6. बीस की 
संख्या । सम ०---कर:ः रावण का विशेषण । 


कृतिन्‌ (वि०) [ कृत-इनि ] क्ृतकाय, कृतार्थ, संतुष्ट, परि- 
तृप्त, प्रसन्‍न, सफरल--यस्य वीयंण कृतिनो वयं च 
भुवनानि च--उत्तर० १।३२, न खल्वनिजित्य रघू 
कृती भवानू--रघु० ३॥५१, १२।६४ 2. (अतः) 
सोभाग्यशाली, अच्छी किस्मतवाला, भाग्यवानू--श० 
१।२४, श० ७।१९ 3. चतुर, सक्षम, योग्य, विशेषज्ञ, 
कुशल, ब्‌द्धिमान्‌, विद्वान; --त क्ष्रप्रशकलीकृतं क्ृती 
“रघु० ११।२९, कु० २/१०, कि० २।९ 4. अच्छा 
गुणी, पवित्र, पावन--तावदेव कृतिनामपि स्फ्रत्यष 
निर्मलविवेकदीपक:--भतृं० १।५६ 5. अन॒वर्ती 
आज्ञाकारी, आदेशानूसार करने वाला । 

कृते, कृतेन (अव्य०) [ संब० के साथ या समास में) के 
लिए, के निमित्त, के कारण---अमीषां प्राणानां''''कृते 
भतृ० ३।३६, काव्य यशसेड्थक्ृते--काव्य ० १, भग० 
९।२५, याज्ञष० १२१६, श० ६। 

कृत्तिः (स्त्री ०) [कत्‌-- क्तिन | 7. चमड़ा, खाल 2. (विशे- 
षतः) मृगचर्म जिसपर (धर्मशिक्षा का) विद्यार्थी 
बठता है 3. (लिखने के लिए) भोजपत्र 4. भोजवक्ष 
5. क्त्तिका नक्षत्र, कृत्तित मंडल। सम०--वास 
-वासस्‌ (पु०) शिव का विशेषण--स क्षृत्तिवासा- 
स्तपसे यतात्मा--कु० १५४, मालवि० ११ । 

कृत्तिका (ब० व०) [ कृत+तिकन, कित ] 4. २७ नक्षत्रों 
में से तीसरा क्ृत्तिका नक्षत्र (६ तारों का पूंज) 2. छ 
तारे जो युद्ध के देवता कारतिकेय की परिचारिका का 
कार्य करने वाली अप्सराओं के रूप में वर्णित हैं । सम ० 
“[तनयः,-पुत्रः--सुतः कातिकेय का विशेषण,--भवः 
चाँद । 

कृत्न (वि०) [क्ृ-+कत्न] . भली भाँति करने वाला, करने 
के योग्य शक्तिशाली 2. चतुर, कुशल,--त्नः कारीगर 
कलाकार । 

कृत्य (वि०) [क-|-क्यप्‌, तुक] 4. जो किया जाना चाहिए 


( २९८ ) 


सही, उचित, उपयक्त 2. यक्तियक्त, व्यवहाय 3. जो 
राजभक्ति से पथ भ्रष्ट किया जा सके, विश्वांसघाती 
--राजत ० ५१२४७,--स्यम 4. जो किया जाना चाहिए, 
कतव्य, कार्य---मन ० २।२३७ ७।६७ 2. कायें, व्यव- 
साय, करनी, कार्यभमार--बन्धकृत्यम मेघ० ११४ 


अन्योन्यकृत्य:--श० ७।३४ 3. प्रयोजन, उदंब्य, लक्ष्य 


--कजड्विरापादितवंशकृत्यम्‌ू--रघु० २।१२, कु० ४! 


१५ 4. मंशा, कारण,-त्यः कमंवाच्य के कृदन्त के 
संभावनाथंक प्रत्ययों का समह--नामत:---तव्य, अनोय 
य और एलिम,--त्या . काय, करनी 2. जादू 3, एक 
देवी जिसको यज्ञादि के द्वारा पूजा इसलिए को जाती 
हैं कि विनाशकारी और जादू टोनों के कार्यों में सिद्धि 


प्राप्त हो । 


कृत्रिम. (वि०) [कृत्या निमितम्‌ --क --क्ति --म१] . बना 
वटी, काल्पनिक, जो स्वत: स्फते या मनमाना न हो 
अजित 'मित्रम, 'शत्र: आदि, रघ० १३॥७५, १४।३७ 
2, गोद लिया हुआ (बच्चा )-दे० नी०,---मः, पुत्र 
नकली या गोद लिया हुआ. पुत्र, हिन्द्धर्म में माने हुए 
१२ पत्रों में से एक, गोद लिया हुआ एसा वयस्क पुत्र 
जिसके पिता की स्वीकृति गोद लेते समय न ली गई 
हो, तु० कृत्रिम: स्यात्स्वयं दत्त:--याज्ञ ० २।१३१, तु० 


मन ० ९१६९ से भी,--मम्‌ . एक प्रकार का नमक 


2. एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । सम ०--धषः,-धृपकः:, 
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य, धूपष,--पुत्र: दे० कृत्रिम 
--पुत्रकः गृडडा, पुत्तलिका--कु० १।२९,--भूमि 
(स्त्री) बनाया हुआ फर्श,--वनम्‌ वाटिका, उद्यान । 
कृत्वस (अव्य०) एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शब्दों के साथ 


'तह और 'गणा अर्थ को प्रकट करने के लिए जोड़ा 


जाता हं--उदा० अष्टकृत्व:-- आठगणा, आठ तह का 
इसी प्रकार दश , पंच आदि। 

कृत्सम [कृत--स, कित] . जल 2. सम्‌ ह,--त्सः पाप । 

कृत्सन्न (वि०) [कृत्‌--क्स्न] सारे, सम्पूर्ण, समस्‍्त-.एक 
कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशबाहुर्भनक्ति--श ० २।१५ भग० 
२३।२९, मनु० १।१०५, ५।४२ । 

कृन्तत्रम [कृत - क्तृन्‌, नुमागमः] हल । 

कृन्तनम [कृत--ल्यट]) काटना, काट कर फेंक देना, बिभक्त 
करना, फाड़ कर टकड़े २ करना । 

कृपः [कृप -- अच | अश्वत्थामा का मामा (कृप ओर कृपी 
दोनों भाई बहन शरद्वत्‌ ऋषि की सन्‍्तान थे, इनकी 
माता जानपदी नाम की अप्सरा थी। कृप का पालन 
पोषण शबन्‍्तन ने किया था । क्रप घनविद्या में बड़ा 
निपुण था, महाभारत के युद्ध में वह कौरव पक्ष की 
ओर से लड़ा और अन्त मे. मारा गया। पाण्डवों ने 

उसे शरण दी । वह सात चिरंजीबियों में से एक है) 
कृपण (वि०) [कपू--क्यन्‌ न स्यणत्वम्‌ |] . गरीब, दयनीय, 


अभागा, असहाय--राजलन्नपत्यं रामस्ते पाल्याह्च कृपणा 
प्रजा:--उत्तर ० ४॥२५ 2. विवेकशन्य, किसी काये को 
करने या विवेचन करने के अयोग्य अथवा अनिच्छक, 
--कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेष--मेघ ० ५, 
इसी प्रकार --जराजीणशवरय प्रसनगहनाक्षपक्ृरपण: भर्ते ० 
३॥१७ 3. नीच, अधम, दुष्ट--भग ० २।४९ म॒द्रा० २। 
१८, भते ० २४९ 4. सम, कंजूस,--णम्‌ दुर्देशा,--ण 
सूम,--क्ृपणेन समो दाता भूवि को5पि न विद्यते, अन- 
इनतजनव वित्तानि यः परेम्य: प्रयच्छति---व्यास । सम० 
--धो:,--बुद्धि: छोटे दिल का, नीच मन का,--वत्सल 
(बि०) दीनदयाल । 

कृपा [क्र--भिदा० अड-|-टापू, संप्र०,) रहम, दयालता 
करुणा--चक्रवाकयो: पुरो वियक्ते मिथन क्ृपावती 
--कुँं० ५१२६, शा० ४१९, सकृपम कृपा करके । 


कृपाण: [कृपां नदति--त॒द--ड संज्ञार्यां णत्वम्‌---तारा० | 
]. तलवार,--स पातु व: कंसरिपो: कृपाण:---विक्रम ० 
१।१, कृपणस्यथ कृपाणस्य च केवरूमाकारतो भेद 
-+सुभा० 2. चाक । 

कृपाणिका [कृपाण--कन्‌--टाप, इत्वम |] बर्छो 

कृपाणों [कृपाण-- डीष ] . कची 2. बर्छी 

कृपाल (वि०) [कृपां लाति--कृपा--ला आदाने मि० ड्‌] 
दयाल, करुणापर्ण; सदय । 

कृपी [कृप--डीष | कप की बहन तथा द्रोण की पत्नी,। सम० 
-पतिः द्रोण का विशेषण,-सुतः अश्वत्थामा का विशेषण । 

क्पीटस्‌ [कृप -- कीटन्‌ ] . तलझाड़ियाँ, जंगल की लकड़ी 
2. वन, जलाने की लकड़ी 3. पानी 4. पेट । सम० 
--पालः . पतवार 2. समुद्र 3. वायु, हवा । सम० 
योनि अग्नि । 


कृमसि (4० )[क्रम--इन्‌, अत इत्वम्‌ संप्र० | . कीड़ों से भरा 
हुआ, कीटयक्त--क्रमिकुलचितम्‌--भर्त २।९ 2. कीड़े 
( रोग ) 3. गधा 4. मकड़ी 5. लाख ( रग ) | समस७० 
--कोशः,--कोषः, रेशम का कोया, उत्यम रेशमी 
कपड़ा,--जम,--जग्धम्‌ अगर की लकड़ी,--जा राख 
कीड़ों द्वारा उत्पादित लाल रंग,---जलूजः,--वारिरुह 
घोंघा, सीपी में रहने वाला कीड़ा,--पर्बतः,--शेलः 
बांबी,-फलः गूलर का पेड़,--शड्डुः शंख के भीतर रहने 
वाली मछली,---शुक्तिः (स्त्री०) . दोहरी पीठ वाला 
घोंघा 2. सीपी में रहने वाला कीड़ा 3. घोंघा 

कृमसिण, कृमिल (वि०) [कृमि-+-न, लू वा, णत्वम्‌ | कीड़ों 
से भरा हुआ, कोटयक्त । 

कृमिला [कृमि-- ला-- क--टाप्‌ ] बहुत सन्‍्तान पंदा करन 
वाली स्त्री । 

कृश (दिवा० पर०--कश्यति, कृश) 4. दुबंल या क्षीण 
होना 2. (चन्द्रमा की भांति) उत्तरोत्तर ह्वास होना 
(प्रेर०) दुबंल करना | 


छ्री । 


( २९९ ) 


कृश (वि०) (मध्य० ऋशीयस्‌ू, उत्त० कऋ्शिष्ठ) [ कृश -- 
क्त, नि०] . दुबवला पतला, दुबंलछ शक्तिहीन, क्षीण 
“ऊैशतनु: कृशोदरी आदि 2. छोटा, थोड़ा, सृक्ष्म 
(आकार या परिमाण में)-सुहृदपि न याच्य: कृशधन: 
“भर्तृ० २।२८ 3.«दरिद्र, नगण्य--मन्‌० ७।२०८ । 
सम०--जअक्षः मकड़ी,--अद्भ (वि०) दुबला, पतला, 
(-गी) . तन्वंगी 2. प्रियंग छता,--उदर (वि० ] 
पतली कमर वाला--विक्रम० ५।१६ । 

कुशल [कृश--ला-क-+-टाप्‌| (सिर के) बाल । 

कृशान्‌ः [ कृश-आनुक्‌ ]) आग“--औगुरोः बृुशानुप्रतिमा- 
द्विभेषि--रघु० २।४९, ७।२४, १०।७४, कु० १५१ 
भतृं० २१०७। सम०--रेतस्‌ (पू०) शिव की 
उपाधि । ह 

कृशाहिवन्‌ (१०) [ कृशाश्व-- इनि ] नाटक का पात्र । 

कृष्‌ ! (तुदा० उभ०-कृषति--ते, कृष्ट) हल चलाना, 
खूड बनाना। 

॥ (म्वा० पर०--कर्षति, कष्ट) 4. खींचना, घसीटना, 
चीरना, खींच देना, फाड़ना--प्रसह्य सिंह: किल तां 
चकष--रघु० २।२७, विक्रम० १।१९ 2. किसी की 
ओर खींचना, आक्ृष्ट करना--भट्रि० १५।४७, भग० 
१५।७ 3. (सेना आदि का) नेतृत्व या संचालन करना 
“स सेनां महतीं कर्षन्‌ू--रघु० १४॥३२ 4. झुकाना 
[ घनुष आदि का )-नात्यायतक्ृष्टशाज्ं:-रघ्‌० ५५० 
5. स्वामी होना, दमन करना, परास्त करना, अभिभूत 
करना--बलवानिन्द्रियग्नामो विद्वांसमपि कर्षति-मन्‌० 
२।२१५, नक्र: स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि क्षति 
“पंच० ३।४६ 6. हल चलाना, खेती करना--अनु- 
लोमक्ृष्ट क्षेत्र प्रतिलोमं कषंति--सिद्धा० 7. प्राप्त 
करना, हासिल करना-- कुरूसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति 
च महयंश:--महा० 8. किसी से ले लेना, किसी को 
वंचित करना (द्विकर्म०) अप--,पीछे खींचना, खींच 
ले जाना, घसीट कर दूर करना, लंबा करना | 
निचोड़ना--दन्‍्ताग्रभिन्नमपकृष्य निरीक्षते च “-कऋतु० 
४१४, रघु० १६।५५ 2. हटाना--उत्तर० १।८ 
४. कम करना, घटाना, अव--,,खींचना, खींघ लेना, 
आ--,खींचना, समीप पहुँचना, धकेलना, खींच लेना, 
निचोड़ना (आलं० )--केशेष्वाक्ृष्य चुम्बति--हि० 
१।१०९, श० १३३ दूरममुना सारज्लेण वयमाक्ृष्टा: 
श० ६, अमरु २७२, कु० २॥५९, रघृु० १२३ 
2. (घनुष आदि का) झकाना--श० ३।५, शि० 
१९।४० 3. निचोड़ना, उधार लेना--हि० प्र० ९।४, 
4. छीनना, .बलपूर्वक ग्रहण करना--भट्टि० १६।३० 
5. किसी दूसरे नियम या वाक्य से शब्द ला देना, 
उद्‌--५ . ऊपर खींचना, उखाड़ना--अद्भदकोटिलग्नं 
आालम्बमुत्कृष्प-रघु० ६१४, शि० १३।६० 2. बढ़ाना, 


वृद्धि करना नि--,डुबोना, कम करना, घटाना 
निस्‌--, . बाहर खींचना 2. खींचतान कर निकालना, 
बलपूवेंक निकालना, छीनना या जबरदस्ती लेना 
“निष्क्रष्टुमर्थ चकमे कुब रातू--रघु० ५।२६, परि--- 
-“>खींचना, निकालना, घसीटना, प्र--, . खींच लेना, 
खींचना, आक्रृष्ट करना 2. (सेना का) नेतृत्व करना 
3. (धनुष का) झुकाना 4. बढ़ाना, वि--.., . खींचना 
2. ( धनुष का ) झुकाना--ड्वारासन तेष्‌ विक्ृष्यता- 
मिदम्‌ श० ६।२८, विप्र--,हटाना, संनि--,निकट 
लाना । 

कृषक: | कृष्‌ ---क्वन्‌ |] . हलवाहा, हाली,किसान 2. फाली 
3. बेल | 

कृषाण:, कृषिकः [ कृष्‌ --आनक्‌, किकन्‌ वा ] हलवाहा, 
किसान । 


क्षि: (स्त्री०) [ कृष-|-इक्‌ ] . हल चलाना 2. खेती, 
काइतकारी--चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता 
क्षि:-मुद्रा ० ३, कृषिः क्लिष्टाध्वृष्ट्या-पंच० १११, 
मनु० १॥९०, ३।६४, १०।७९, भग० १८।४४ | सम० 
7 कसेन्‌ (नपू०) खेती का काम;-जीविन्‌ (वि०) 
खेती से निर्वाह करनेवाला किसान,--फलम खेती से 
होने वाली उपज, या छाभ-मेघ० १६,--सेवा खेती 
करना, किसानी । 

कृषीवल: [ कृषि-|-वलरूच, दीर्घ:| जो खेती से अपनी 
जीविकाजेन करे, किसान,-क्ृषि चापि कृषीवल:-याज्ञ ० 
१।२७६, मनु० ९।३८। 

कृष्क र:ः | क्ष--क"-टक पृषो ० ] शिव की उपाधि । 

कृष्ट (वि० ) [कृष--क्त ] 4. खींचा हुआ, उखाड़ा हुआ, 
घसीटा हुआ, आक्षष्ट 2. हल चलाया हुआ । 

कृष्टि: | कृष्‌ --क्तिन्‌ | विद्वान्‌ पुरुष-(स्त्री) . खींचना, 
आकर्षण 2. हल चलाना, भूमि जोतना । 


कृष्ण (वि०) [ कृष्‌ -नक्‌ ] . काला, श्याम, गहरा 
नीला 2. दुष्ट, अनिष्टकर,-एण: 4. काला रंग 2. काला 
हरिण 3. कौआ 4. कोयल 5. चान्द्रमास का कृष्णपक्ष, 
6. कलियुग 7. आठवाँ अवतारधारी विष्ण (भारतीय 
पुराणशास्त्र के अनुसार कृष्ण अत्यंत प्रसिद्ध नायक है, 
देवताओं में सर्वप्रिय है ! वसुदेव और देवकी का पृत्र 
होने के कारण कृष्ण कंस का भान्‍्जा है, पर व्यवहा- 
रत: वह ननन्‍्द ओर यश्ोदा का पुत्र है, उन्होंने ही इसका 
पालन-पोषण किया और वहीं कृष्ण ने अपना बचपन 
बिताया । जब उसने कंस द्वारा उसकी हत्या के लिए 
भेजे गये पूतना और बक आदि क्र्र राक्षसों को मार 
गिराया तथा श्र-वीरता के अनक आदचर्यजनक कतेव्य 
किये तो क्रमशः उसका दिव्य लक्षण प्रकट होने लगा। 
युवावस्था के उसके मुख्य साथी थे गोकुल के ग्वालों 
की बघुएं तथा गोपियाँ जिनमें राधा उनको विशेष 


( ३०० ) 


प्रिय थी (तु० जयदेव के गी० को) । कृष्ण ने कंस, | कृष्णलः: [ कृष्ण-+-ला--क | घूँघची का पौधा, गुंजा-पौधा, 
नरक, केशि, अरिष्ट तथा अन्य अनेक राक्षसों को मार -+लम्‌ घुंघदी, चहुंटली । 

गिराया । यह अर्जुन का घनिष्ठ मित्र था, महाभारत | कृष्णा [ कृष्ण--टाप्‌ ] . द्रौपदी का नाम, पांडवों की 
के युद्ध में उसने अजून का रथ हाँका, पांडवों के फ्नी--कि० १।२६ 2. दक्षिण भारत की एक नदी 
हितार्थ दी गई कृष्ण की सहायता ही कौरवों के नाश जो मसुलीपटूम में समद्र में गिरती है। 

का मुख्य कारण थी । संकट के कई अवसर आये, | कृष्णिका | कृष्ण--ठन्‌+टठाप्‌ ] काली सरसों । 

परन्तु कृष्ण की सहायता और उनकी कल्पनाप्रवण | क्ृष्णिसन्‌ (प० ) [ क्ृष्ण+-इमनिच्‌ ] कालिमा, कालापन। 
मति ने पांडवों को कोई आँच न आने दी । यादवों का | कृष्णी | कृष्ण--डंष्‌ | अँधरी रात । 

प्रभासक्षेत्र में सबंनाश हो जाने के पश्चात्‌ वह जरस क ] (तुदा० पर०--किरति, की ) . बखेरना, इधर- 


नामक शिकारी के बाण का, मृग के धोखे में, शिकार 
ही गये । कहते हूँ कृष्ण के १६००० स्त्रियाँ थीं, परन्तु 
रुक्मिणी, सत्यभामा (राधा भी) उनकी विशेष प्रिय 
थी । कहते हँ उसका रंग साँवला या बादल की भांति 
काला था--तु० बहिरिव मलिनतरं तव कृष्ण मनो5पि 
भविष्यति नूनम्‌ू-गीत ० ८, उसका पुत्र प्रद्यम्न था) । 
8. महाभारत का विख्यात प्रणेता व्यास 9. अर्जुन 
0. अगर की लकड़ी,-दषणम्‌ 4. कालिमा, कालापन 
2. लोहा 3. अंजन 4. काली पुतली 5. काली भिच्र 
6. सीसा । सम०-अगुरु (नपु०) एक प्रकार के चंदन 
की लकड़ी,-अचलः रवतक पवत का विशेषण,-अजिनम्‌ 
काले हरिण का चमं,-अयस (नपुं ० )-अयसम,-आमि- 
घम्‌ लोहा, कच्चा या काला लोहा,-अध्वन्‌,-अचिस 
(पुं०) आग,-अष्टमी भाद्रपद कृष्णपक्ष का आठवाँ 
दिन, यही कृष्ण का जन्म दिन है, इसे गोकुलाष्टमी 
भी कहते है, --आवासः अश्वत्थ वक्ष,.-उदरः एक प्रकार 
का साँप,-कन्दस्‌ लाल कमरल,-कमंन्‌(वि०)काली करतूत 
वाला, म्‌ जरिम, दुष्ट, दुश्चरित्र, दोषी,-काकः पहाड़ी 

कौआ,-कायः भंसा,--काष्ठम्त एक श्रकार की चंदन 

की लकड़ी, काला अगर,-कोहलः जुआरी,-गतिः आग, 

-आयोधने कृष्णगति सहायम्‌ू--रघु ० ६।४२,- ग्रौवः 

शिव का नाम,-तारः काले हरिणों की एक जाति,-देहः 

मधुमक्खी,-धनम्‌ बुरे तरीकों से कमाया हुआ घन, पाप 

की कमाई,-द्वैपायनः व्यास का नाम,-तमहमरागम- 
कृष्णं कृष्णद्धपायनं वन्दे-वेणी ० १॥३,--पक्षः चांद्रमास 
का अंधेरा पक्ष,-मग: काला हरिण-घश्व ड्रे कृष्णमृगस्य 
वामनयनं कण्ड्यमानां मगीमू-श ० ६।१६,-मुखः,-ववक्‍त्र:, 
-वदनः काले मुंह का बन्दर,-यजवेंदः तैत्तिरीय या 
कृष्ण यजवेद,-लोह: चुम्बक पत्थर,-वर्ण: 3. कालारंग 
2. राहु 3. शृद्र,-वत्मंन्‌ (१०) 2. आग,-रघु० ११ 

४२, मन ० २।९४ 2. राहु का नाम 3. नीच पुरुष, 

दुराचारी, लच्चा,-वेणा नदी का नाम,-शकुनिः कौवा, 

दारः,-सारः चितकबरा कालामग-#एषणसारे ददच्चक्षु: 

त्वयि चाधिज्यकार्मके-श० १।६,-शइड्र: भेंसा,-सखः, 

-सारथिः अर्जन का विशेषण | 


कृष्णकम [ कृष्ण --कत्‌ ] काले मृग का चमड़ा । 


उधर फेंकना, उडेलना, डालना, तितर-बितर करना 
““समरशिरसि चठ्चत्पञ्वचूडरचमनामुपरि शरतुषार 
कोष्प्ययं वीरपोतः, किरति--उत्तर ० ५१२, ६।१, दिशि 
दिशि किरति सजलकणजालम्‌ --गीत० ४, श० १।७, 
अमरु ११ 2. छितराना, ढंकना, भरना-भट्ठि० ३।५, 
१७।४२। अप--, . बखेरना, इधर-उधर डालना, 
--अपकिरति कुधुमम--सिद्धा० 2. पेरों से खुरचना 
(भोजन या आवास आदि के लिए), पूरा हर्ष, 
(चौपायों और पक्षियों में) (इस अर्थ में क्रिया का 
रूप अपस्किरते बनता हे )--अपस्किरते वषो हृष्ट:, 
कुक्‍्कुटो भक्षार्थी श्वा आश्रयार्थी च-सिद्धा०, अपा-, 
उतार फंकना, अस्वीकार करना, मिराकरण करना, 
अव---, बखेरना, फंकना --अवाकि रन्बाललता: प्रसूने: 
--रघु० २।१०, आ--, (. चारों ओर फंलाना 
2. खोदना, उद--, . ऊपर को बखेरना, ऊपर को 
फेंकना--रघु० १।४२ 2. खोदना, खोदकर खोखला 
करना 3. उत्कीर्ण करना, खुदाई करना, म॒ति बताना 
--उत्कीर्णाइववासयष्टिषु निशानिद्रालसा बाहिणः 
>-विक्रम० ३।२, रधु० ४॥५९, उप--, (उपस्किरति ) 
काटना, चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, परि--, 
, घेरना--परिकीर्णा परिवादिनी मुनें:--रघु० ८। 
३५ 2. सोंपना, देना, वॉटना--महीं महेच्छः परिकीये 
सूनौ--रघु० १८।३३, प्र---, . बखे रना, फेकना उडे- 
लना--प्रकीर्ण: पुष्पाणां हरिचरणयोरज्जलिरयम 
>-वेणी ० ११२ 2. (बीज आदि) बोना,--प्रति--, 
(प्रतिस्किरति ) चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, फाड़ना 
--उरोविदार प्रतिचस्करे नखे:--शि० १।४७, वि--, 
बखेरना, इधरूाउधघराफेंकना, छितराना, फैलाना 
“० ३।६१, कि० २।५९, भट्टि ० २ रे। १४, ्र्ज 
विनि--, फकना, छोड़ना, उतार फंकना---कु० ४६, 
सम्‌--, मिलाना, सम्मिश्रण करना, एक स्थान पर 
गड्डमड्ड करना, सम॒ुदू--छेदना, सूराख करना, 
बींधना--रघु ० १।४ | 


_3 (क्रथा० उभ०-कणाति, कणीते) क्षति पहुँचाना, 


चोट पहुँचाना, मार डालना । 


कत्‌ (चुरा० उभ०--कौत॑यति-ते, कीतित) 4. उल्लेख 


( २३०१ ) 


करना, दोहराना, उच्चारण करना-+नाम्नि कोतित 
एव-रघु ० १॥/८७, मनु० ७।१६७, २।१२४ 2. कहना, 
सस्वर पाठ करना, घोषणा करना, समाचार देना 
--मनु० ३।३६, ९।४२ 3. नाम लेना, पुकार करना 
4. स्तुति करना, यशोीगान करना, स्मरणाथ उत्सव 
मनाना---अपप्रथत्‌ गुणान्‌ अ्रातु रचिकीतेच्च विक्रम 
-भट्टि० १५।७२, पंच० १।४ । 

क्लप्‌ (भ्वा० आ०--कल्पते, क्लप्त ) . योग्य होना, यर्थष्ट 
हीना, फलना, प्रकाशित करना, निष्पन्न करना, पदा 
करना, हलकना (संप्र ० के साथ)-कल्पसे रक्षणाय-श ० 
५।५, परचात्पत्र रपहतभर: कल्पते विश्रमाय--विक्रम ० 
३।१, विभावरी यद्यरुणाय कल्पते कु० ५।४४, ६।२९, 
५॥७९, मेघ० ५५, रघ० ५११३, ८।४०, श० ६।२३, 
भट्टि ० २२९।२१ 2. सुप्रबद्ध तथा विनियमित होना, सफल 
हीना 3. होना, घटित -.हीना, घटना--कल्पिष्यते हरे: 
प्रीति:--भट्टि ० १६।१२, ९।४४, ४५ 4. तेयार होना 
सज्जित होना-- -चक्लपे चाइ्वकुञज रम्‌-भट्ठटि ० १४॥८९ 
5. अनुकूल होना, किसी के काम आना, अनसेवन 
करना 6, भाग लेना, (प्रेर०) £. तैयार करना, क्रम 
से रखना, संवारना 2, निश्चित करना, स्थिर करना 
3. बॉटना 4. सामान जूठाना, उपस्कृत करना 
5. विचार करना, अव--, फलना, झूकना, सम्पन्न 
करना (संप्र० के साथ) आ--,(प्रेर०) अलकृत 
करना, सजाना, उप---, . फलना, परिणाम निकालना, 
(संप्र० के साथ) मन० ३॥२०२ 2. तेयार होना 
तत्पर होना--मन० ३॥।२०८, ८।३३३, परि-- 
(प्रेर०) 4. फैसला करना, निर्धारण करना, निश्चित 
करना 2. तैयार करना, तैयार होना 3. गृणयक्‍्त 
करना--श० २॥९ प्र--, होना, घटित होना 
2. सफल होना (प्रेर०) . आविष्कार करना, उपाय 
निकालना, (योजनाएँ) बनाना 2. तेयार होना, तंयार 
करना, वि---, संदेह करना, संदिग्ध होना (प्रेर०) 
संदेह करना, सम--., (प्रेर०) 4. दृढ़ निश्चय करना, 
दृढ़ संकल्प करता, निश्चित करना 2. इरादा करना, 
प्रस्ताव रखना, समप--, तैयार होना । 

क्ल॒प्त (भ० क० क्ृु०) [क्लप--क्त | . तैयार किया हुआ, 
किया हुआ, तैयार हुआ, सुसज्जित--क्लु प्तविवाह 
--रघ्‌० ६।१० विवाहवेष में सुभूषित 2. काटा हुआ, 
छीला हुआ--क्ल॒प्तकेशनखश्मश्रु-- मनु० ४३५ 
3. उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुआ 4. स्थिर 
किया हुआ, निश्चित 5. सोचा हुआ, आविष्कत । 
सम ०--कीला अधिकार पत्र, दस्तावेज,--धपः 
लीवान | 


बलप्ति: (स्त्री०) [क्लप्‌--क्तिन्‌ | . निष्पत्ति, सफलता 


2. आविष्कार, बनावट 3. क्रमबद्ध करना । 


कलप्तिक (वि०) [क्लप्त--ठन ] खरीदा हुआ, मोल लिया 
हुआ । 

केकयः (ब० व०) एक देश और उसके निवासी--मगध- 
कोसलकेकयजश्ञासिनां दुृहितर:--रघ्‌ ० ९।१७ । 

केकर (वि० ) (स्त्री ०--री ) (के मृध्नि नेत्रतारां कतुं शील- 
मस्य--कु+-अच्‌ अल॒क्‌ --तारा० | भंगी आंख वाला, 
--रम भेंगी आंख; तु० आकेकर । सम०--अ्षक्ष 
(वि०) वक्रदृष्टि, भेगी आंख वाला । 

केका | के--कं--ड--टापू, अलक्‌ स० ] मोर की बोली 
--कैकाभिनीलिकण्ठस्ति रयति वचन ताण्डवादुच्छिखंण्ड: 
--मा० ९३०, षड्जसंवादिनी: केका:---रघ ० १३९, 
3।६९, ९३।२७, १६।६४, मंघ० २२, भत ० १।३५९ | 

केकावलः, केकिक:, केकिन्‌ (पं०) [ केका+वलच्‌, केका 
-+ठन्‌, केका--इनि | मोर--इत: केकिक्रीड/ए 
रव: पक्ष्मलदशां--भतं० १३७ | ऊली 

केणिका [ के मध्नि कुत्सित: अणक:-+-टाप ] तम्ब । 

केत:ः [ कित्‌--घजा ]4. घर, आवास 2. रहना, बस्ती 
3. झंडा 4. इच्छा शक्ति, इरादा, चाह । 

केतक: | कित्‌+ण्वल | एक पौधा--प्रतिभान्त्यद्य वनानि 
केतकानाम्‌-घट ० १५ 2. झण्डा,-- कम्‌ केवड़े का फूल 
--कैतके: सूचिभिन्ने:-- मेघ० २४, २३, रघ्‌० ६।१७ 
१३।१६९,--की एक पौधा-केवड़ा (--कैतक )-हसित- 
मिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनाम्‌ू--करतु० २॥२३ 
2. केतकी का फूल---ऋतु ० २, २०, २४ । 

केतनम्‌ | कित्‌ृ-+ल्युट्‌ ]. घर, आवास--अकलितमहिमान: 
केतन मड़लानां--मा० २।९, मम मरणमेव वरमति 
वितथकेतना---गीत ० ७ 2, निमंत्रण, बूलावा 3. स्थान, 
जगह 4. पताका, झंडा--भग्न॑ भीमेन मरुता भवतों 
रथकेतनम--वेणी ० २।२३, शि० १४।२८, रघ० ९।३९ 
5चिह्नाप्रतीकर्जंसाकि मकरकेतन 6. अनिवायं कम 
(धामिक भी )-निवापाञज्ज लिदानन केतन: श्राद्धकमंभि:, 
तस्योपकारे शकक्‍्तस्त्वं कि जीवन किमृतान्यथा -- बेणी ० 
२।१९ । 

केतित (वि०) [ केत-+-इतच्‌ ] 4. बुलाया गया, आमंत्रित 
2. आबाद, बसा हुआ । 

केतु: | चाय-- तु, की आदेश: | 4. पताका, झंडा--चीनां- 
शकमिव केती: प्रतिवातं नीयमानस्य--श० १॥३४ 
2. मुख्य, प्रधान, नेता, प्रमुख, विशिष्ट व्यक्ति (बहुघा 
समास के अन्त में ) - - मनृष्यवाचा मन॒वंशकेतु म-- रघ ० 
२।३३, कुलस्य केतु: स्फीतस्य (राघव:)--रामा० 

पुल्छलता रा, धमकेतु--मनु ० १।३८ 4. चिह्न, अंक 

5. उज्ज्वलता, स्वच्छता 6. प्रकाश की किरण 7. सौर- 
मंडल का नवा ग्रह जो पुराणों के अनुसार संहिकेय 
राक्षस का कबंध हूँ तथा जिसका सिर राहु हँ--क्र र- 
ग्रह: सकेतुश्चन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानी म्‌-मुद्रा ० १।६ । 


( ३०२ ) 


सम०-प्रहः अवरोही शिरोबिन्द (जहाँ ग्रहमार्ग व 
रविमार्ग एक दूसरे को काटते है) ,-भः बादल,-- यष्टि: 
(स्त्री०) ध्वज का दंड--रघ्‌ृ० १२।१०३,-रत्नम्‌ 
नीलम, वंदूर्य,-वसनमभ्‌ ध्वजा, पताका । 

केदार: [| के शिरसि दारोउस्य--ब० स० | 4. पानी भरा 
हुआ खेत, चरागाह 2. थांवला, आलवाल 3. पहाड़ 
4. केदार नामक पहाड़ जो हिमालय का एक भाग हैं 
5. शिव का नाम। सम०--खण्डम्‌ मिट॒टी का बना 
एक छोटा सा बांध जो पानी को रोके,--नाथः शिव 
का विशेष रूप । 

केनारः [ के मध्नि नारः--अलु० स० ] . सिर 2. खोपड़ी 
3. गाल 4. जीड़ । 

केनिपातः [ के जले निपात्यतेइसौ-के-- नि-+प्त्‌+णिच्‌ 

छल उसात॒वार, डाड, चप्प। 

केन्द्रम (नफ्कण . वत्त का मध्य बिंदु 2. वृत्त का प्रमाण 
3. जन्मकुंडली में लग्न से पहला, चौथा, सातवाँ और 
दसवां स्थान । 

केयर:,--रम्‌ [ के बाहों शिरसि वा याति, या--ऊर किच्च, 
अल॒० स०, तारा० ] टाड, बिजायठ, बाजूंबंध-- केयूरा न 
विभूषयल्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला:-भतु ० २।१९, 
रघ० ६।६८, कु० ७।६९,--२ः एक रतिबंध । 

केरलः (ब० व०) दक्षिण भारत का एक देश (वर्तमान 
मलाबार) और उसके निवासी--मा० ६।१९, रघु० 
४५४,--ली (स्त्री० ) 4. केरल देश की स्त्री 
2. ज्योतिविज्ञान । 

केल (मभ्वा० पर ०--केलति, केलित ) 4. हिलाना 2. खेलना, 
खिलाड़ी होना, क्रीडा परायण या केलिप्रिय होना । 

केलकः [ केल-+-ण्व॒ल | नतंक, कलाबाजी करने वाला नट । 

केलासः [ केला विलासः सीदत्यस्मिन्‌्--केला-|- सद्‌ +- डः ] 
स्फटिक । 

केलि: ( पृ०-स्त्री० ) [ केल--इन्‌ ] 4. खेल, क्रीडा 
2, आमोद-प्रमोद, मनोविनोद- कैलिचलन्मणिकृण्डल 
आदि--गीत ० १, हरिरिह मग्धवघ्निकरे विलासिनि 
विलूसति केलिपरे-त ०, राधामाधवयोज॑यंति यमुनाकुले 
रहः केलय:-त ०, अमरु ७, मनु० ८।३५७, ऋतु० ४१७ 
3. परिहास, मखोल, हंसीदिल्लगी,--लिः (स्त्रि०) 
पृथ्वी . सम०--कला क्रीड़ा प्रिय कला विलासिता, 
श्ुंगारप्रिय संबोधन 2. सरस्वती की . वीणा,--किलरूः 
नाटक में नायक का विश्वस्त सहचर (एक प्रकार का 
विदूषक ),-- किलावती रति, कामदेव की पत्नी,-कोण: 
ऊँट,--कुंचिका पत्नी की छोटी बहन,--क्रुपित (वि० ) 
खेल में रुष्ट--वेणी० १।२--कोषः नाटक का पात्र, 
नतंक, नचेया, -गृहम्‌,--निकेतलम्‌- मसन्दिरम्‌ -- सद- 
नम आमोदभवन, निजी कमरा, अमरु ८, -नागरः 
कामासक्त,--पर (वि०) क्रीडापर, विलासी, आमोद 


प्रिय,--मुखः परिहास, क्रीडा, मनोरंजन,--वक्षें: कदंब 
वृक्ष की जाति,--शयनम॒ विलासशय्या, सुखशय्या, कोच् 
“ऊैलिशयनमनुयातम गीत० ११,--ज्षषिः (स्त्री०, 
पृथ्वी,-- सचिव: आमोदप्रिय सखा, विश्वब्ध मित्र । 

कैेलिक: | केलि-कन्‌ | अशोक वक्ष । 

केली [केलि--डीप | . खेल, क्रीड़ा 2. आमोद-क्रीडा । सम: 
-“पिकः मनो विनोदार्थ रक्खी हुई कोयल,-बनी प्रमोद: 
वाटिका, केलिकानन, क्रीडोद्यान,--ज्ञकः मनो रंजनाथ 
पाला हुआ तोता । 

केवल (थवि०) [ केव्‌ सेवने वृषा कल ] 4. विशिष्ट, एका: 
न्तिक, असाधारण 2. अकेला, मात्र, एकल, एकमात्र, 
इकक्‍्का-दुक्‍का--सहितस्य न केवलूं श्रियं प्रतिपेदे सक- 
लान्‌ गुणानपि--रघु ० ८।५, न केवलानां पयसां प्रयृति- 
मवेहि मां कामदुघां प्रसन्‍नाम्‌ २६३, १५१, कु० 
२। ३४ 3. पूर्ण, समस्त, परम, पूरा 4. नग्न, अनावृत 
(भूमि० आदि) कु० ५११२ 5. खालिस, सरल, अमि- 
श्रित, विमल--कातर्य केवला नीति:--रघ्‌ू ० १७।४७, 
--लूम (अव्य०) केवल, सिफं, एकमात्र, पूर्ण रूप से, 
नितान्त, स्वथा--केवलमिदमेव पृच्छामि-का० १५५, 
न केवलम्‌--अपि न सिर्फ” बल्कि, वसु तस्य विभोन 
केवल गृुणवत्तापि परप्रयोजना--रघु ० ८।३१, तु० 
३।१९, २०१३१। सम०--आत्मन्‌ (वि०) परम 
एकता ही जिसका सार हैं कु० २।४,--नंयायिकः सिफफ़ 
ताकिक (जो ज्ञान की किसी और शाखा में प्रवीण न 
ही), इसी प्रकार बंयाकरण । 

केक्‍्लतः (अव्य०) [ केवल --तसिल ] केवल, निरा, सर्वथा, 
निपट, सिर्फ । 


केवलिन्‌ (वि०) (स्त्री० -- नी) [ केवल--इनि | 4. अकेला 
एकमात्र 2. आत्मा की एकता के परम सिद्धान्त का 
पक्षपाती । 

[क्लिश्यते क्लिश्नाति वा-- क्लिश +- अनू, लोलोपश्च ] 
. बाल--विकीर्णकेशास्‌ परेतभूमिष--कु० ५।६८ 
2. सिर के बाल--केशेषु गृहीत्वा-या-केशग्राहं यध्यन्ते 
>फसिद्धा ०, मुक्तकेशा--मनु० ७।९१, केशव्यपरोपणा- 
दिव--रघ ० ३॥५६, २।८ 3. घोड़े या शेर की अयाल 
4. प्रकाश की किरण 5. वरुण का विशेषण 6: एक 
प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । सम०--अन्तः 4. बाल का 
सिरा 2. नीचे लूटकते हुए लम्बे बाल, बालों का गुच्छा 
3. मृण्डन संस्कार--मन्‌ ० २।६५,--उच्चयः अधिक 
या सुन्दर बाल,--कर्मन (नपृ० ) (सिर के ) बालों को 
संभालना,-कलापः बालों का ढर,--कौट: जूँ,--गर्भ: 
बालों की मींढी,- गृहीत (थि० ) बालों से पकड़ा हुआ, 
-ग्रहः--प्रहणम्‌ बालों को पकड़ना, वालों से पकड़ना 
केशग्रह:'खल तदा द्रपदात्मजाया:--वेणी ० ३।११,२९, 
मेघ० ५०, इसी प्रकार--यत्र रतेषु केशग्रहः--का० ८ 


केद: 


( रे०३ ) 


“घ्नम्‌ दूषित गंजापन,--च्छिंद (१०) नाई, हज्जाम, 
--जाहः बालों की जड़,--पक्ष:,--पाहशः,---हस्तः बहुत 
अधिक अथवा संवारे हुए बाल--त॑ं केशपाझीं प्रसमीक्ष्य 
कुयबॉलप्रियत्व॑ शिथिरल चमयः--कु० १।४८,७॥५७ 
तु० कचपक्ष कचहस्त आदि---बन्ध ज ड़ा,---भ:--भूमि 
सिर या शरीर का अन्य भाग जहाँ बार उगते हैं 
-“प्रसाधनी,---माज कम्‌,----भार्जेनम्‌ कंघी, --रचना 
बालों को संवारना,--वेशः कबरी-बन्धन । 

केशट: [केश-अट्‌ -अचू, शक” पररूपम्‌] ॥ 
2. विष्ण का नाम 3. खटमल 4. भाई । 

केशव (वि० ) [केशा: प्रशस्ता: सन्त्यस्य, केश--व] बहुत 
या सुन्दर बालों वाला,--बः विष्ण का विशेषण-केशव 
जय जगदीश हरे--गीत ० १, केशव पतितं दृष्ट्वा 
पाण्डवा हषनिभरा:---सुभा० । सम०-- आयधः आम 
का वक्ष (-धम्‌ ) विष्ण का शस्त्र,--आलयः:,-आवास 
अव्वत्थ वक्ष । 


बकरा 


केशाकेशि (अव्य० ) [केशेष्‌ केशेष्‌ गहीत्वा प्रवत्त यद्धम 


“प्ृवपदस्य आकारः इत्वम्‌ च| एक दूसरे के बाल 
खींच कर, नोच कर की जाने वाली लड़ाई--औझोंटा- 
झोटी--केशाकेश्यभवद्युद्ध॑ रक्षसां वानरें: सह---महा ०, 
याज्ञ ७ २।२८३ । ल्‍ 

केशिक (वि०) (स्त्री०-की ) [केश-- ठन्‌ | सुन्दर या अलं- 
कृत बालों बाला । 

केशिन्‌ (प०) [केश-|-इनि | . सिंह 2. एक राक्षस जिसको 
क्रष्ण ने मार गिराया था 3. एक और राक्षस जो देव 
सेना को उठा कर ले गया और बाद में इन्द्र द्वारा 
मारा गया था 4. कृष्ण का विशेषण 5. सुन्दर बालों 
वाला । सम०--निषदन:,--सथनः क्रृष्ण के विशेषण 
>भग० १८।१ । द 

केशिनी [केशिन्‌--डीप | सुन्दर जूड़ वाली स्त्री 2. विश्रवा 
की पत्नी, रावण और कुम्भकर्ण की माता । 


केस (श) रः,-रम्‌ [के-+-स्‌ (श्)-अचू, अलक स० | 
(सिह आदि की ) अयाल--न हन्त्यदूरेषपि गजान्मगे- 
इबवरो विलोलजिह्वर्चलिताग्रकेसर:--ऋतु ० ११४ 
श० ७)१४ 2. फल का रेशा या तनन्‍्तु--नीपं दृष्ट्रवा 
हरितकपिशं केसरेरघेरूढ:--मेघ० २१, श० ६।१७ 
मालवि० २।११, रघु० ४॥६७ शि० ९।४७ 3. बकुल 
का पेड़ 4. (आम आदि का) रेशा या सृत्र,--रम 
बकुल वृक्ष का फूल-- रघु० ९१३६। सम०--अचल 

मेरु पहाड़ का विशेषण,-- वरम्‌ केसर, जाफ़रान । 
केस (श) रिन्‌ (पुं०) [केसर-|-इनि] . सिह--अनुहुंकु- 
रुते घनथ्वनि न हि गोमायरुतानि केसरी -शि० १६। 
२५ धन धर: केसरिणं ददश--रघ्‌० २।२९, श० ७॥३ 
2. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अपने वर्ग का प्रमख (समास के 
अन्त मं---तु० कुंजर, सिह आदि ) 3. घोड़ा 4. नींब 


गाना" 


या गलंगल का पेड़ 5. पुन्नाग वक्ष 6. हनुमान के पिता 
. का नाम | सम०--सुतः हनुमान्‌ का विशेषण । 

के (भ्वा० पर०--कायति ) शब्द करना, ध्वनि करना । 

कृशुकम [किश्‌क--अण्‌ | किशक वक्ष का फल । 

ककय:ः [केकय-अण्‌ | केकय देश का राजा, दे० 'केकय' । 

कंकसः [कोकस--अण | राक्षस, पिशाच । 

कृकेयः [केकयानां राजा--अण्‌ | केकय देश का राजा यां 
राजकुमार, --यी केकय देश के राजा की बेटी, राजा 
दशरथ की सबसे छोटी पत्नी, भरत की माता (जब 
राम को राजगही मिलने वाली थी, तो कैकेयी को 
कोशल्या से कम प्रसन्नता न थी, परन्तु उसकी दासी 
मन्धरा बड़ी दुष्ट थी, उसे राम से पुराना ह्वंष था 
इस समय बदला लेन का अच्छा अवसर समझकर 
मन्थरा ने कंकेयी का मन इतना अधिक पलट दिया 
कि वह मन्थरा के सुझाव के अनसार राजा दद्वरथ से 
वे दो वरदान माँगने के लिए उद्यत हो गई जो उन्होंने 
पहले कभी देन की प्रतिज्ञा की थी। एक वर से 
उसन अपने पुत्र भरत के लिए राजगहदी तथा दूसरे वर 
से राम के लिए १४ वर्ष का निर्वासन माँगा । रोषान्ध 
दशरथ ने ककेयी को उसके दृषित प्रस्तावों के लिए 
बहुत ब्रा भला कहा परन्तु अन्ततः उन्हें उसकी हठ 
के आगे झुकना पड़ा । इस दुष्कृत्य के कारण कैकेयो 
का नाम बदनाम हो गया) 


कटभः [कोट-)-भा-+-ड-|-अण्‌ | राक्षस का नाम जिसे विष्ण 
ने मार गिराया (वह बड़ा बलवान्‌ राक्षस था, कहा 
जाता हं कि वह और मध्‌ दोनों राक्षस विष्ण के कान 
से निकले जब कि वे सोय हुए थे, परस्सु जब राक्षस 
ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ा तो विष्ण न उसको मार 
गिराया) । सम०--अरिः, - जित्‌ (१० )-रिपु:-हन 
विष्ण के विद्येषण । 

कतकम [केतकी-|-अण्‌ | केवडे का फल । 

कंतवम्‌ [कितव-+ अण | 4. ज॒ए मे लगाया गयी दाँव 
८. जूआ खलना 3. झूठ, धोखा, जालसाजी, चालबाजी 
चालाकौ--हृदय॑ वससीति मत्प्रियं यदवोचस्तदवैमि 
कंतवम्‌-कु० ४॥९,--वः . छली, चालबाज 2. जुआरी 
3. धतूरे का पौधा । सम०--प्रयोगः चालाकी, दाँव, 
-“वाद: झूठ, चालबाजी । 


कंदार: [केदार---अण |] चावरू, अनाज,---रम खेतों का 
समह, 'कंदार्य भी इसी अथ्थ में । 

कमुतिकः [किमुत--ठक ] (न्याय) “और कितना अधिक' 
न्याय, एक प्रकार का तक (किम्‌त और कितना 
अधिक से व्युत्पन्न ) । 

करव: [के जले रौति--केरव: हंस: तस्य प्रियं--केरव-।- 
अण्‌ | . जुआरी, धोखा देने वाला, चालबाज 2. गत्र 
“जम श्वेत कुम्‌द जो चन्द्रोदय के समय खिलता 


( इन्ड ) 


>+चन्द्रो विकासयति करवचक्रवालम्‌ू--भतू ० २।७३। 
सम०--बन्धः चन्द्रमा का विशेषण । 

करविन्‌ (१०) [करव+-इनि] चन्द्रमा । 

करविणो [करविन्‌ +डीप ] !. श्वेत फूल वाला कुमुद का 
पौधा 2. वह सरोवर जिसमें श्वेत कमल खिले हों 
3. श्वेत कमलों का समूह । 

करवी [करव-+-डीप ] चाँदनी, ज्योत्स्ना । 

कलास: [के जले लासो दीप्तिरस्थ--केलास-- अण्‌ ] पहाड़ 
का नाम, हिमालय की एक चोटी, शिव और कुबंर 
का निवास स्थान-मेघ ० ११, ५८ रघृ० २।३५ | सम० 
--नाथः 3. शिव का विशेषण 2. कुबर का विशेषण 
-- कैलासनाथं तरसा जिगीषुः:--रघु० ५।२८, कंलास- 
नाथमपसत्य निवर्तेमाना--विक्रम० १२ । 

कबतें: [ के जले वर्तते--बृत्‌+अच्‌, केवतें: ततः स्वार्थे 
अण्‌ तारा० ] मछवा--मनोभू: कवर: क्षिफ्ति परित- 
स्त्वां प्रति मुहु: (तन॒जाली जालम्‌ )--शा० ३॥१६, 
मन्‌॒० ८।२६०, (इसके जन्म के विषय में दे० 
मनु० १०।३४) । क्‍ 

कंवल्यम्‌ | केवल-+पष्यञ्य ] . पूर्ण प्थकता, अकेलापन, 
एकान्तिकता 2. व्यक्तित्व 3. प्रकृति से आत्मा का 
पार्थक्य, परमात्मा के साथ आत्मा की तठद्गपता 
4. मृक्ति, मोक्ष । 

कंशिक (वि०) (स्त्री०--की) [केश+ठक | बालों के 
समान, बालों की भांति सुन्दर,--कः श्ंगार रस, 
विलासिता,--कम्‌ बालों का गुच्छा,--को नाट्य शली 
का एक प्रकार (अधिक शुद्ध 'कौशिको' शब्द हु) । 

कंशोरम [ किशोर-- अञझ्ज_] किशोरावस्था, बाल्यकाल, 
कौमार आयू (पन्द्रह वर्ष से नीचे की )-कशोरमाप॑च- 
दशात्‌ । 

केइयम्‌ [ केश +ष्यथा ].सारे बाल, बालों का गुच्छा । 

कोकः [कुक आदाने अच्‌ू--ता रा० ] 4. भेड़िया--वनयथ- 
परिभ्रष्टा मृगी कोकरिवादिता--रामा० 2. गुलाबी 
रंग का हंस (चक्रवाक),--कोकानां करुणस्वरेण 
सदुशी दीर्घा मदम्यर्थना--गीत ५ 3. कोयल 4. मेंढक 
5. विष्ण का नाम । सम०--देवः . कबूतर, 2. सूर्य 
का विशेषण । 

कोकनदम्‌ [कोकान्‌ चक्रतवाकान्‌ नदति नादयति नद्‌ --अच्‌ ] 
लाल कमरू--किचित्कोकनदच्छदस्य सदश नेत्रे स्वयं 
रज्यत:ः--उत्तर० ५।३६, नीलनलिनाभमपि तन्वि 
तव लोचनं धारयति कोकन ०22 ज >गीत० १०, शि० 
४॥४६ | 

कोकाहः [ कोक--आ-+हन्‌+-१ ] सफंद घोड़ा । 

कोकिलः [कुक्‌ू--इलच्‌ ] 4. कोयल-पंस्कोकिलो यन्मधुरं 
चुकूज-कु० ३।३२२, ४॥१६, रघृु० १२॥३९ 2. जलती 
हुई लकड़ी । सम ०-आवासः,-उत्सवः आम का वक्ष । 


कोडूः, कोडुण: (ब०व०) एक देश का नाम, सह्माद्रि और 
सम॒द्र का मध्यवर्ती भूखंड । 

कोडुणा [ कोडृण--टाप्‌ ] रेणुका, जमदग्नि की पत्नी । 
सम ०-सुतः परशुराम का विशेषण । 

कोजागरः [ को जागति इति लक्ष्म्या उक्तिरत्र काले पृषो० 
तारा० | आश्विन मास की पृणिमा की रात में मनाया 
जानेवाला आमोदपूर्ण उत्सव । 

कोट: [ कुदट+घज्ण_] !. किला 2. झोंपड़ा, छप्पर 3. कुटि- 
लता 4. दाढ़ी । 

कोटरः-रम | कोट कौटिल्यं रात्ि रा-क ता० | वृक्ष की 
खोखर--नीवारा: शुकगर्भकोट रमुख भ्रष्टास्तरूणामध: 
>>श० १।१४, कोटरमकालवृष्टया प्रबलपुरोवातया 
गमिते-मालवि० ४॥२ ऋतु ० १।२६ | 

कोटरी, कोटवी [| कोट-+-री ( वी ) + क्विथ्‌ ] !. नंगी स्त्री 
2. दुगदिवी का विशेषण (नग्न रूप में वणन) । 


कोटिः,-टी (स्त्री) [ कुट-+इज्ा , कोटि-डीष्‌ ] 4. घनुष 
का मड़ा हुआ सिरा-भूमिनिहितैककोटिका्मुकम्‌-रघु० 
११।८१ उत्तर० ४॥२९ 2. चरमसीमा का किनारा, 

. नोक या धार-सहचरीं दन्तस्य कोटया लिखन्‌-मा० 

९।३२, अद्भुदकोटिल्ग्मम्‌ रघु० ६।१४, ७।४६, ८।३६ 
3. शस्त्र की धार या नोक 4. उच्चतम बिन्दु, आधिक्य 
पराकोटि, पराकाष्ठा, परमोत्कषें-परां कोटिमानन्द- 
स्याध्यगच्छन्-का ० ३६९, इसी प्रकार कोपकोटिमा- 
पन्‍ना-पंच ० ४, अत्यंत कुपित 5. चन्द्रमा की कलाएं 
-कु० २।२६ 6. एक करोड़ की सख्या-रघ्‌० ५।२१, 
१२।८२, मनु० ६।६३ 7. (गणित) ९० कोटि के 
चाप की सम्पूरक रेखा 8. समकोण त्रिभूज की एक 
भूजा (गणित) 9. श्रेणी, विभाग, राज्य-मनुष्य ०, 
प्राणि ० आदि 40. विवादास्पद प्रश्न का एक पहल, 
विकल्प । सम०-ईइवबरः करोड़पति,-जित्‌ (प्‌०) 
कालिदास का विशेषण,-ज्या (गणित ) समकोण त्रिभुज 
में एक कोण की कोज्या,-द्वयभ दो बिकल्प,-पात्रम 
पतवार,-पाल: दुर्ग रक्षक,-बेधिन्‌ (वि०) (शा०) 
नियत बिन्दु पर प्रहार करने वाला, (आलं० ) अत्यन्त 
कठिन कार्यों को सम्पन्न करने वाला । 

कोटिक (वि०) [ कोटि+-क-+क ] किसी वस्तु का उच्च- 
तम सिरा ! 

कोटिरः | कोटि राति रा+क ता० ] सन्‍्यासियों द्वारा 
मस्तक पर बनी सींग के रूप की बालों की चोटी 
2. नेवला 3. इन्द्र का विशेषण । 

कोटि (ठी) ज्ञः: [ कोटि (टी) --शो--क ] मैड़ा, पटेला । 

कोटिशः (अव्य०) [ कोटि+शस ] करोडों, असख्य । 

कोटीरः | कोटिमीरयति ईर्‌--अण्‌ ] ॥. मुकुट, ताज 
2. शिखा 3. सन्यासियों द्वारा मस्तक पर बाँधी गई 
बालों की चोटी जो सींग जेसी दिखाई देती हैँ, जटा 


( ३०५ ) 


“कीटी रबन्बनधनुर्गुणयोगपट्टव्यापारपा रगमर्म 
भूतभर्त:-न० ११।१८ । 

कोट्‌टः [ कुट्ट-- श । नि० गृणः ] दुर्गं, किला । 

कोटट्वी | कोट्टं वा-क, गौरा० डीष्‌ तारा० ] 
. नग्न स्त्री जिसके बाल बिखरे हुएं हों 2. द्र्गादिवी 
3. बाण को माता का नाम । 

कोट्टार: [कुट्ट---आरक पृषो ०] . किलेबन्दी वाला नगर, 
दुगे 2. तालाबकी सीढ़ियां 3. कुआँ, तालाब 4. लम्पट, 
दुराचारी । 


कोणः [कुण्‌ करणे घञ्म , कतंरि अच वा तारा० ] . किनारा, 
कोना-भयेन कोणे क्वचन स्थितस्य-विक्रमांक ० १।९९, 
(युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयंत्रपद्मययो:--भामि० २। 
१७३ 2. वृत्त का अन्तवर्ती विन्दु 3. वीणा की कमानी, 
" सारगी बजाने का गज 4. तलवार या शस्त्र की तेज 
धार 5. लकड़ी, लाठी, मदा 6. ढोल बजाने की लकड़ी 
7. मंगल ग्रह 8. शनिग्रह | सम०-आधघातः ढोल, ढपड़ें 
बजाना (विविध वाद्ययंत्रों की मिश्रित ध्वनि )-कोणा- 
घातेषु गर्जल्रलयघटघटान्योन्यसंघट्टचण्ड:---वेणी ० 
१।२२, (भरत द्वारा दी गई परिभाषा-ढक्काशत- 
सहर््लाणि भेरीशतशतानि च, एकदा यत्र हन्यन्‍्ते 
कोणाघात:ः स उच्यते ) ,--कुणः खटमल । 
कोणपः दे० कौणप । 
कोणाकोणि (अव्य०) एक कोण से दूसरे कोण तक, एक 
किनारे से दूसरे किनारे तक, तिरछे, आड़े । 
कोदंण्ड:,-डन्‌ [ कु-|- विच्‌ --को: शब्दायमानो दण्डो यस्य 
ब०्स० | धनृष,--रे कन्दर्प करं कदर्थयसि कि कोदण्ड- 
डरा रव:-भर्तृ० ३३१००, कोदण्डपाणिनिनदत्प्रतिरोध- 
कानाम्‌-मालवि० ५।१०,--डः भौं । 
कोद्रवः | कु+विच्‌ --को, द्रु+-अक्‌"-द्रव, कर्मं० स० | 
कोदों का अनाज जिसे गरीब लोग खाते हैं-छित्वा 
कपू रखण्डान्‌ वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात्‌-भत्त॑ ० 
२। ९१०० | 


कोपः | कुप-+घज्ण | 4. क्रोध, गुस्सा, रोष-कोप॑ं न 
गच्छति नितान्तबलो5पि नाग:-पंच० १।१२३, न त्वया 
कोप: कार्य:---क्रोध मत करो 2. (आयुर्वेद) शारी- 
रिक त्रिदोष विकार-अर्थात्‌ पित्तकोप, वातकोप, कफ- 
कोप। सम०--आकुल-आविष्द (वि०) क्रद्ध, 
प्रकृपित,--क्रमः 4, कोधी या रुष्ट पुरुष 2. क्रोध का 
मारग,-पदम, है. क्रोध का कारण 2. बनावटी क्रोध, 
“-वक्षः क्रोध की वश्यता,--बेगः क्रोध की प्रचण्डता, 
तीक्षणता । 

कोपन (वि०) [ कुप्‌-+ल्यूट्‌ | 4. रोषशील, चिड़चिड़ा, 

क्रीधी 2. क्रोध पदा करने वाला 3. प्रकोपी, शरीर के 

त्रिदोषों में प्रबल विकार उत्पन्न करने वाला,--ना 
रोषशील या क्रोधी स्त्री---कयासि कामिन्‌ सुरतापरा- 
२९ 


भज 


घात्‌ पादानत: कीपनयावधघृत:---कु० ३।८, अमरु ६५॥ 

कोपिन्‌ (वि०) [कोप-+-इनि ] . क्रोधी, चिड़चिड़ा 
+सत्यमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी -गीत० १० 
2. क्रोध उत्पन्न करने वाला 3. चिड़चिड़ा, दरीर में 

. त्रिदोष विकारों को उत्पन्न करने वाला । 

कोमल (वि०) [कु+कलचू, मृटू च नि० गृणः ] 
. सुकुमार, मृदु, नाजुक (आलं० से भी)--बन्धु रकोम- 
लाहइुगुलि (करम्‌ )-श० ६।१२, कोमलविटपानकारिणौ 
बाहू-- १।२१, सपत्सु महतां चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ 
“भेतृ० २।६६” 2. (क) मृद्र, मन्द--कोमलं गीतम्‌ 
(ख) रुचिकर, सुहावना, मध्र---रे रे कोकिल कोमलेै: 
कलरवे: कि त्व॑ं वथा जल्पसि--भतृं० ३॥१० 
3. भनोहर, सुन्दर । 

कोमलकम्‌ | कोमल-|-कन |] . कमलडंडी के रेशे । 


कोयष्टिः, कोयष्टिक: [ क॑ जल यष्टिरिवास्थ ब० स० 
पृषो ० अकारस्य उकार:--कोयष्टि---कन्‌ | टिटह्क्टी, 
कुररो--काइमर्या: कृतमालमुद्गतदल्ल कोयष्टिकष्टी- 
कते--मा० ९।७, मनु० ५११३, याज्ञ ० १।१७३ । 
कोरकः:-कम्‌ [ कुर-- वुनं ] 4. कली, अनखिला फल, 
- संन््ध यदपि स्थितं कुरबक तत्कोरकावस्थया-श० 
६।३ 2. (आलं०) कली के समान कोई वस्तु-अर्थात्‌ 
अधखिला फूल, अविकसित फूल,--राघाया: स्तनकोर- 
कोर्पारे चलन्नेत्रो हरि: पातु व:-गीत० १२ 3. कमल- 
डंडी के रेशे 4. एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । 
कोरदूषः-- कोद्रव: । 
कोरित (वि०) [ कोर--इतच्‌ ] . कलीयक्त, अछुकुरित 
2. पिसा हुआ, चूरा किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े 
किया हुआ । 
कोलः [| कुल--अच्‌ ] . सूअर, वराह--शि० १४४३ 
2. लट॒ठों का बना बेड़ा, नाव 3. स्त्री की छाती 
4. नितंब प्रदेश, कूल्हा, गोद 5. आलिज्भन 6. शनिग्रह 
7. बहिष्कृत, पतित जाति का व्यक्ति 8. जंगली 
“लम्‌ 4. एक तोले का भार 2. काली मिर्च 3. एक 
प्रकार का बर। सम०--अज्चः कलिग देश का नाम 
-पुच्छ: बगला । 
कोलम्बकः | कुल--अम्बच्‌--कन्‌ ] वीणा का ढांचा । 
कोला,-लि;,-ली (स्त्री०) [ कुल--ण-+टठापू, कुल-+-इन्‌, 
कुल-+- अच्‌--डीष्‌ वा | दे० बदरी । 
कोलाहलः:,-लूम्‌ [| कोल--आ--हल--अच्‌ | एक साथ 
बहुत से लोगों के बोलने का दाब्द, हंगामा । 
कोबिद (वि०) [ कु+विच्‌, त॑ वेत्ति--विद्‌--क ] अनु- 
_भवी, विद्वान, कुशल, बृद्धिमान्‌, प्रवीण (संबं० या 
अधि० के साथ, परन्तु बहुधा समास में ) --गृुणदोषको- 
विदः:--शि० १४५३, ६९ प्राप्यावन्तीनुदयनकथा- 
कोविदग्ना मवृद्धान्‌-- मेघ० ३०, मनु० ७॥२६ । 


( ३०६ ) 


की विदारः,-रम [ के-/-वि-+-द--अण ] एक वक्ष का नाम, 
कचनार--चित्त विदारयति कस्य न कोविदार 
ऋतु० ३।६। 
कोज्यः (७ )-शम्‌ [ कुश (ष)-+घछञा , अच वा ] . तरल 
पदार्थों को रखने का बतन, बाल्टी 2. डोल, कटोरा 
3. पात्र 4. संदूक, डोली, दराज, ट्रंक 5. म्यान, आवरण 
6. पेटी, ढकना, ढक्‍कन 7. भाण्डार, ढेर--मन ० १॥९९ 
8. भाण्डारगह 9. खजाना, रुपया पैसा रखने का स्थान 
मन ० ८।४१९ 0. निधि, रुपया, दौलत--निः:शेष- 
विश्वाणितकोषजातम्‌-- रघु ० ५११ (आलं० ) कोशस्त- 
पस:--का० ४५ 4. सोना, चांदी 42. शब्दकोश, 
शब्दार्थ संग्रह, शब्दावली 43. अनखिला फल, कली 
>-सुजातयो: पंकजकोशयो: श्रियम---रघु० २३॥।८ 
१३।२९, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ हा हन्त 
हन्त नलिनीं गज उज्जहार-सुभा० 4. किसी फल को 
गिरी 45. फली 46. जायफल, कठोरत्वचा 7. रेशम 
का कोया--या० ३॥।॥१४७ ॥व8. झिल्ली, गर्भाशय 
49, अण्डा 20. अण्डकोष, फोते 2. शिहन 22. गंद 
गोला 23. (वेदांत० में) पांच कोष ज्ञो सब मिलकर 
शरीर रचना करते हं---जिसम आत्मा निवास करती 
हूँ, अन्नमय, प्रायमय आदि 24. (विधि में) एक प्रकार 
को अपराधियों को अग्नि परीक्षा--तु० याज्ञ० 
२।११४॥। सम०---अधिपति:,-अध्यक्ष: . खजानची, 
वेतनाध्यक्ष (तु० आधृनिक वित्तमंत्री) 2. कुबेर, 
--अगारः: खजाना, भाण्डारगह,- कारः . म्यान 
बनान वाला 2. शब्दकोश का निर्माता 3. कोय के 
रूप में रेशम का कीड़ा 4. कोशशायी,--- कारकः रेशम 
का कीड़ा,-- कृत (पुं०) एक प्रकार का ईख,-गृहम 
खजाना, भाण्डागा २---रघु ० ५।२९,---चड्चु: सारस, 
-““नायकः--पालः: खजानची, कोशाध्यक्ष,-पेटकः,-कम्‌ 
धन रखने का संदूक, तिजौरी--वासिन (प्‌०) सीपी 
में रहने वाला कीड़ा, कोशशायी,-- बद्धिः 4. धन की 
वृद्धि 2. फोतों का बढ़ जाना,-- ज्ञायिका म्यान में 
रक्‍खा हुआ चाक, बन्द किया हुआ चाक,-स्थ (वि० ) 
पेटी में बन्द, म्यान में बंद (स्थः) कोशकीट, कीश- 
शायी,---हीन (वि०) घनहीन, निर्घन ! 
कोशलिकम्‌ [कुशल--ठन्‌ ] रिश्वत, घूस (अधिक छुद्ध रूप 
>-कौशलिक ) 
कोशातकिन (पं०) [कोश-+-भत्‌--क्व॒न्‌ -- कोशातक-- 
इति] . वाणिज्य, व्यापार 2. व्यापारी, सौदागर 
3. बड़वानल । 
कोशि (षि) न्‌ (पुं०) [कोश (ष)--३इति) आम का वृक्ष । 
कोष्ठः [कुष-- थन्‌ ] . हृदय, फफड़ा आदि शरीर के भीतरी 
अंग या आशय 2. पेट, उदर 3. आम्यन्तर कक्ष 
4. अन्नभाण्डार, अन्न का कोठा,-ष्ठम . चहारदीवारी 


2. किसी फल का कड़ा छिहका । सम०--अगा रम 
भाण्डार, भाण्डारघर--पर्याप्तभरितकोष्ठागारं मांस- 
शोणितर्म गृह भविष्यति--वेणी ० ३, मनु० ९।२८०, 
>-अग्निः पाचन शक्ति, आमाशय का रस--,पालः 
.कोषाध्यक्ष, भंडारी 2. चौकीदा र, पहरेदार 3. सिपाही 
(आधुनिक नगरपालिकाधिकारी से मिलता-जूलता), 
“-शद्धिः मलोत्सग्ग । 

कोष्ठक: [| कोष्ठ -|-कन्‌ | 4. अन्नभांडार 2. चहारदीवारी 
- कम्त इंट चने से बनाया गया पश्ञओं के पानी पीने 
का स्थान (बोलचाल की भाषा में 'रवेल' कहते हैं) 

कोष्ण (वि०) [ईषदष्ण:--को: कादेश:] . थोड़ा गरम, 
गूनगता---रघु ० १।८४,-- ८णम गरमी । 


कोस (2) रः (ब० व०) एक देश और उसके निवासियों 
का नाम-पितुरनन्तरम॒त्त रकोसलानू-रघु ० ९९, ३।५, 
६।७१, मगधकोसलकैकयशासिनां दृहितर:--९।१७ | 

कोस (श) ला अयोध्या नगर । 

कोहलः [को हलति स्पर्धति--अच् पृषी” तारा०] 4. एक 
प्रकार का वाद्ययन्त्र 2. एक प्रकार की मदिरा। 

कोक्कटिकः [कुक्कुट--ठक ] . म॒र्गे पालने वाला, या मर्गों 
का व्यवसाय करने वाला 2. वह साध जो चलते समय 
अपना ध्यान नोचे जमीन पर रखता हूं जिससे कि 
कोई कीड़ा आदि परों के नीचे न दब जाय 3. (अतः) 
दंभी । 

कौक्ष (वि०) (स्त्री०--क्षी ) [कुक्षि--अण | 4. कोख से 
बंधा हुआ, या कोख पर होने वाला 2. पेट से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

कोक्षेय (वि०) (स्त्री०--यी) [कुक्षि+-ढञा | . पेट में 
होने वाला 2. म्यान म॑ स्थित--असि कौक्षयम द्यम्य 
चकारापनसं मुखम्‌ू--भट्टि० ४॥३१। 


कोक्षेयकः [कुक्षो बद्धोइसि:-ढकञ्ा ] तलवार, खद्भु--वाम- 
पाश्वावलम्बिना कौक्षेयकेन---का ० ८, विक्रमाडृू० १। 
२० ! 

कोंडुः:, कौडुण:-(ब० व० ) [कुद्धू--अण्‌, कोड्रण--अण ] 
एक देश तथा उसके निवासी शासकों का नाम ([दे० 
कोकण ) । 

कोट (वि० ) (स्त्री ०--टी ) [कट--अज्य ] . अपने निजी 
घर में रहने वाला, (अतः) स्वतनत्र, मकक्‍त 2. पालतृ, 
घरेल, घर में पला हुआ 3. जालसाज़, बेईमान 
4. जाल में फंसा हुआ,--टः 4. जौलसाजी, बेईमानी 
2. झूठी गवाही देने वाला । सम०-ज: कुटज वक्ष-,तक्ष 
(विप० ग्रामतक्ष:) स्वतन्‍्त्र बढ़ई जो अपनी इच्छानसार 
अपना काये करता है, गाँव का काय नहीं-”उसाक्षिन 
(१०) झूठा गवाह,--साक्ष्यं झुठी गवाही । 

कोटकिक :, कोटिक: | कट -- कन्‌, कटक--ठत्म , कट--ठक | 
4. बहेलिया, जिसका व्यवसाय पक्षियों को पकड़ पिंजरे 


( 
में बन्द कर बचना ह 2. पंक्षियों के मांस का विक्रेता, 
कसाई, शिकारचोर । 

कोटलिकः [कुटिलिकया हरति म॒गान्‌ अद्भारान्‌ वा--कुटि- 
लिका-|-अण |] !. शिका री -2. लहार । 

कौटिल्यम्‌ [कुटिल-+-ष्यञजा ] 4. कुटिलपना (शा० तथा 
आलं०) 2. दुष्टता 3 बेईमानी, जालसाजी,--ह्य 
चाणक्य नीति नामक नीतिशास्त्र का प्रख्यात प्रणता 
चाणक्य, चन्द्रगप्त का मित्र और मन्त्रकार, म॒द्राराक्षस 
नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र--कौटिल्य: कुटिलमति 
स एप यन क्रोधाग्न्नौं प्रस)म्ममदाहि नन्दवंश:--मद्रा ० 
१।७. स्पशति मां भत्यभावेन कौटिल्यशिष्य:-मद्रा ० ७ । 

कौटम्ब (वि० ) (स्त्री ०--बी ) [कुटम्बं तड्भ रणं भोजनमस्य 
--कुटम्ब-|-अण्‌ | किसी परिवार या गृहस्थ के लिए 
आवश्यक,-- बम पारिवारिक सम्बन्ध । 

कोट्म्बिक (वि०) (स्त्री--की ) [कुट॒म्न तद्भूरण प्रसत 
--ऊकुंटम्ब--ठक | परिवार को बनाने बाला,-कः किसी 
परिवार का पिता या स्वामी । 


कोणपः [कुणप-+-अण्‌] पिशाच, राक्षत।। सम०--दन्तः 
भीष्म का विशेषण । 
कौतुकम्‌ [ कुतुक+-अण्‌ ] . इच्छा, कुतृहलू, कामना 
2. उत्सुकता, आवेग, आतुरता 3. आइचयंजनक वस्तु 
4. वेवाहिक कंगना-रघु ० ८। १ 5. विवाह से पूर्व ववा- 
हिक कंगना बाँधने की प्रथा 6. पं, उत्सव 7. विशेष- 
कर व्रिवाह आदि शुभ उत्सव--कु० ७॥२५ 8. खशी, 
हष, आनन्द, प्रसन्नता--भतं ० ३॥।१४० खेल 
मनोविनोद 40. गीत, नृत्य, तमाशा 44. हँसी, मजाक 
2. बधाई, अभिवादन। सम०--आगारः,--रम 
“गहम्‌ आमोद-भवन--कौतुकागा रमागात्‌--कु ० ७। 
९४,--क्रिया--मड्रलम . महान उत्सव 2. विशेषत 
विवाह-संस्का र--रघ्‌ ० ११।५३,-तोरण:-णम उत्सव 
के अवसरों पर बनाय गये मंगलसूचक विजय द्वार । 
कौतृहलम (ल्यम्‌) [कुतृहल-|- अण्‌, ष्यज्य वा] ।: इच्छा 
जिज्ञासा, रुचि-विषयव्यावत्तकौतूहर:--विक्रम ० १९, 
श० १ <. उत्सुकता, उत्कण्ठा 3. कुतहलुवधंक, 
आइचयजनक । 
कौन्तिक:ः [कुल्त: प्रहरणमस्य-- ठझ।_] भाला चलाने वाला, 
नंजावरदार । क्‍ 
कोन्लेय: [कुन्त्या: अपत्यं ढक] कुन्ती का पुत्र, यधिष्ठिर, भीम 
और अजुन का विशेषण । 
कौप (वि०) (स्त्री०--पी) [कप--अण्‌ | कुए से सम्बन्ध 
रखने वाला या कुएँ से आता हुआ (जल आदि ) 
कोपीनम [कृप---खञठ्य | . योत्रि, उपस्थ 2. गप्ताडु 
गद्यन्द्रिय 3. लंगोटी--कौपीनं शतखण्डजजंरतर कन्था 
पुनस्तादशी-भतें ० ३।१०१ 4. चिथड़ा 5. पाप, अन> 


चित कर्म | 


३०७ ) 


कौब्ज्यम्‌ [कुब्ज+ष्यञ्न ] . टेढ़ापन, कुटिलता 2. कुबड़ा- 
पन । 

कोमार (थि०) (स्त्री०--री) [कुमार--अण्‌ | !. तरुण, 
यूवा, कन्या, कुंवारी (स्त्री और पुरुष दोनों) कौमार 
पति:, कौमारी भार्या 2. मदु, कोमल,--रम्‌ . बचपम 
(पाँच वर्ष तक की अवस्था) कुआरोपना (१६ वर्ष 
की आय तक ) कुमारीपन--पिता रक्षति कौमारे भर्ता 
रक्षति यौवनं--मन्‌ ० ९।३, देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे 
कोौमार यौवन जरा--भग० २।१३। सम०--भत्यस्‌ 
बच्चों का पालनपोषण व चिकित्सा,--हर (वि०) 
विवाह करने वाला, कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण 
करने वाला, यः कौमारहर: स एव हि वरः:-काव्य १ । 

कोसारकम [कौमार- कन्‌ ] बचपन, तारुण्य, किशोरावस्था 
--कीमारकेषपि गिरिवद्गरुता दघान:--उत्तर० ६। 


१९ । 

कोमारिकः [कुमारी+ठक ] वह पिता जिसकी. सनन्‍्तान 
लड़कियाँ ही हों । 

कोमारिकेय:ः [कुमारिका+-ढक | अधिवाहिता स्त्री का पृत्र । 

कोमदः [कुम॒द-- अण्‌ |] कातिक का महीना 

कौमदी [कौमद-/ डीप्‌] त. चाँदनी--शशिना सह याति 
कौम॒दी--कु ० ४॥३३, शशिनमपगतेयं कौमदी मेघ- 
मृक्तम--रघू० ६॥८५, (शब्द की व्यत्पत्ति--कौ 
मोदन्ते जना यस्यां तेनासों कौमुदी मता ) 2. चाँदनी 
का काम देने वाली कोई चीज अर्थात्‌ प्रसन्नता देने 
वाली तथा ठण्डक पहुँचाने वाली--त्वमस्य लोकस्य च॑ 
नेत्रकौमदी कु० ५१७७१, या कौमदी नयनयोभ॑ंवत 
सुजन्मा--मा० १।३४, तु०--चंद्विका 3. कातिक मास 
की पूणिमा 4. अनाश्विन मास की प्‌णिमा 5. उत्सव 
6, विशेषतः वह उत्सव जब घरों मे, मन्दिरों में सवंत्र 
दीपावली होती हैँ 7. (पुस्तकों के नामों के अन्त में) 
व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने 
वाली--उदा ० तककोमुदी, सांख्यतत्त्वकौमुदी, सिद्धान्त- 
कोम॒दी आदि। सम०--पत्तिः चन्द्रमा-ब॒क्षः दीवट । 

कोमोदकी, कोमोदी [ को: पृथिव्या: मोदकः--कुमोदक -- 
अण्‌--डछीप्‌ कुं पृथिवी मोदयति८"-कुमोद--अण्‌-- 
छगीप | विष्ण की गदा । 

कौरव (वि०) (स्त्री० बी) [ कुरु--अण्‌ | कुरुओं से संबंध 
रखने वाला--क्षत्र क्षत्रप्रधनपिशनं कौरवं तदझ्भजंथा 
-मेघ ० ४८,-वः . कुरु की सन्ततत-मथ्नामि कौरवशत 
समरे न कोपात्‌--वेणी ० १।१५ 2. कुरुओं का राजा । 

कौरव्य: [ कुरु--ण्य |] . कुरु की सनन्‍्तान--कौरव्यवंशदावे- « 
इस्मिन्‌ क एप शलूभायते--वेणी ० १११९, २५, कौरव्य 
कतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि--- ६। १२ 2. कुरुओं 
का शासक । 

कौप्यें: [ ग्रीक भाषा का शब्द ] वरिचक राशि | 


( २०८ ) 


कौल '((वि०) (स्त्री०--लछी) [कुल-+-अण्‌ | . परिवार से 
संबंध रखने वाली, पेत॒क, आनुवंशिक 2. अच्छे घराने 
का, सुजात,-लः वाममार्गी सिद्धांतों के अनुसार 'शक्ति' 
की पूजा करने वाला,-लम वाममार्गी शाक्तों के सिद्धान्त 
और व्यवहार । 

कौलकेयः [ कुल--ढक्‌, कुक | व्यभिचारिणी स्त्री का पुत्र, 
हरामी, वर्णसंकर । 

कोलटिनयः [कुलटा-+-ढक, इनडादेशः | 2. सती भिखारिणी 
का पुत्र 2. वर्णसंकर । 

कौलिक (वि०) (स्त्री०--की) [ कुल--ठक | 4. किसी 
वंश से संबंध रखने वाला 2. कुल में प्रचलित, पैतक 
वंशपरपरागत,-कः 4. जुलाहा--कौलिको विष्णरूपेण 
राजकन्या निषेवतं--पंच० १।२०२ 2. विधर्मी 
3. वाममार्गी, शाकक्‍त सिद्धान्तों का अन॒यायी । 


कोलीन (वि०) [ कुल--खज्ण | खदानी, कुलीन,-- 
भिखारिणी स्त्री का पुत्र 2. वाममार्गी शाक्‍त सिद्धांतों 

का अनयायी,-नम लोकापवाद, कुत्सा--मालविकागत॑ 
किमपि कौलीनं श्रयते--मालवि० ३, तदेव कौलीन- 
मिव प्रतिभाति--विक्रम ० २, मेघ० ११२, कौलीन- 
मात्माश्रय माचचक्षें--रघ्‌ू ० १४॥३६९, ८४ 2. अनुचित 
कम, दराचरण--रख्याते तस्मिन्‌ वितमसि कुले जन्म 
कोौलीनमेतत्‌ू--वेणी ० २।१० 3. पशुओं की लड़ाई 
4. मर्गों की लड़ाई 5. संग्राम, युद्ध 6. उच्च कुल में 
जन्म 7. गुप्तांग, योनि । 

कोलोन्यम [ कुलीन-+ष्यञा |] 4. कुलीनता 2. वंश की 
कृत्सा । 

कौलत: | कुलत+श्वण | कुलतों का राजा--कौलतहदिचत्र- 
वर्मा--म॒द्रा ० १।२० । 

कोलेयक: [ कुल-+ढकञा_ | कुत्ता, शिकारी कुत्ता । 

कौल्य (वि०) [ कुल+ष्यञा | उच्च कुल में उत्पन्न, 
खान्दानी । 

कोबे (बे) र (वि०) (स्त्री०--री ) [कुबे (वे) र--अण |] 
कुबर से संबंध रखने वाला, कुबेर के पास से आने 
वाला--यानं सस्मार कौबरम-- रघ० १५।४५,---री 
उत्तरदिशा ; -ततः प्रतस्थ कोबेरीं भास्वानिव' रघदिशम 
--रघु० ४॥६६ । 

कौश (वि०) (स्त्री०--जश्ी) [ कुश--अण | 4. रेशमी 
2. कृुश घास का बना हुआ ! 

कौशलम्‌ (ल्यम्‌) [ कुश-+- अण्‌, ष्यञा वा ] . कुशल- 
क्षेम, प्रसन्‍नता, समद्धि 2. कुशलूता, दक्षता, चतुराई 
--किमकौशलादुतप्रयोजनापेक्षितया--मुद्रा ० ३, हाव- 
हारि हसितं वचनानां कौशल दृशि विकारविशेषा: 
>शि० १०१३ । 

कौशलिकम्‌ [ कुशल--ठक्‌ | घूस, रिश्वत । 

कोशलिका, कौशलो [ कौशलिक--टापू, कुशल--अण -- 

# 


डीप्‌ | . उपहार, चढ़ावा 2. कुशल प्रश्न पूछना, 
अभिवादन । 

कोशलेयः [ कौशल्या--ढक, यलोप: | राम का विशेषण, 
कोशल्या का पुत्र । 

गैशल्या [ क़ोशलदेश भवा--छय | दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी 
तथा राम की माता । 

कोशल्यायनि: [ कौशल्या-|- फिल्‍झ_ | कौशल्या का पुत्र राम 
भट्टि० ७९० । 

कोशाम्बी [| कुशाम्ब+अण्‌--छीप | गंगा के किनारे स्थित 
एक प्राचीन नगर (जिसे कुश के पुत्र कुशांब ने बसाया 
था--यह नगर ही वत्स देश की राजधानी थी) 

कोधशिक (वि०) (स्त्री० ) [ कुशिक--अण्‌ | . डब्बे 
में बन्द, म्यान में रक्खा हुआ 2. रेशमी,-कः . विश्वा- 
मित्र का विशेषण 2. उल्ल-उत्तर ० २।२९ 3. कोशकार 
4, ग॒दा 5. गग्गल 6. नेवला 7. सपेरा 8. आंगार रस 
9. जो ग्प्ततन को जानता हैँ 0. इन्द्र का विशेषण 
--का प्याला, पानपात्र,-की . बिहार प्रदेश में बहने 
वाली एक नदी का नाम 2. दर्गादेवी का नाम 3. चार 
प्रकार की नाटयशेलियों में एक--सुकुमाराथसंदर्भा 
कौशिकी तासु कथ्यते--दे ०, सा० द०, ४११, तथा 

आगे पीछे। सम०--अराति:,--औरिः कोवा,---फरूू 

तारियल का वक्ष,--प्रियः राम का विशेषण । 

कोश (थे) यम [ कोशस्य विकार:--ढञझ ] ॥. रेशम 
>“पंच० १।९४ 2. रेशमी कपड़ा--मन्‌० ५१२० 
3. रेशम का बना स्त्री का पेटी कोट--निर्नाभि कौशेय- 
मपात्ताबाणमम्यड्रनेपथ्यमलूञजचका र-- कु ० ७९, विद्य- 
दगण कौशेय:--म॒च्छ ० ५१३, ऋतु ० ५।९ । 

कोौसीद्यम्‌ [ कुसीद +पष्यव्ग_ ] . ब्याज लेने का व्यवसाय 
2. आलस्य, अकमण्यता । 

कौसतिकः [ कुसति-+ठक |] . ठग, बदमाश 2. बाजीगर । 

कोस्तुभ: [ कुस्तुभो जलघिस्तन्न भवः--अण्‌ | एक विख्यात 
रत्न जो समद्रमन्‍्थन के फलस्वरूप १३ अन्य रत्नों के 
साथ समृद्र से प्राप्त हुआ तथा जिसको विष्णु ने अपने 
वक्षस्थल पर धारण किया हुआ हँ--सकौस्तुभं हंपय- 
तीव कृष्णम -- रघ० ६।४९, १०।१० । सम०-- लक्षण 
--वरक्षस्‌ (पूं० )---हृदयः विष्ण के विशेषण । 

क्रय [ म्वा० आ०>-क्रयते) 4. चूं चूं शब्द करना 
2. डबना 3. गीला होना । 

क्रकचः [ क्र इति कचति शब्दायते--क्र+कच्‌ -+-अच | 
आरा। सम०---च्छदः केतक वक्ष,-- पत्र: सागीन वृक्ष, 
“याद (प० )-पादः छिपकली । 

ऋकर: [क्र इति शब्द करत शीलमस्य-क्र-- क्ृ-+ अच | 3. एक 
प्रकार का तीतर 2. आरा 3. निधन व्यक्ति 4. रोग । 

ऋतुः [| कृ+कतु | 4. यज्ञ--क्रतो रशंषंण फलेन यृज्यताम्‌ 
+रघु० ३।६५, शतं कतूनामपविष्नमाप स्त:--३। ३८, 


। ३०९ 


मालवि० १।४, मनु० ७।७९ 2. विष्ण का विशेषण 
3. दस प्रजापतियों में एक--मालवि० १।३५ 4. प्रज्ञा 
बुद्धि 5. शक्ति, योग्यता । सम०--उत्तमः राजसूय 
यज्ञ,--द्रहु,--द्विष (१०) राक्षस, पिशाच,--ध्वंसिन 
(१०) शिव का विशेषण (शिव ने ही दक्ष के यज्ञ को 
नष्ट किया था),--पतिः यज्ञ का अनुष्ठाता,--पश्ञ॒ 
यज्ञीय घोड़ा,---पुरुषः विष्णु का विशेषण, --भज (पं ० ) 
: देवता, देव,---राज्‌ (पूं०) 4. यज्ञों का स्वामी --यथा- 
रवमव: क्रतुराटू--मनु ० ९२६० <. राजसूय यज्ञ । 


क्रथ्‌ (भ्वा० पर०--क्रथति, क्रथित) क्षति पहचाना, चोट 
पहुचाना, मार डालना । 

क्रथकशिक: (ब० व०) एक देश का नाम--अथश्वरेण 
क्रथकशिकानाम्‌---रघ ० ५॥३९ मन ० ५२ । 

क्रथनम [ क्रथ-/ल्यट | वध, हत्या । 

क्रथनकः | क्रथन--कन्‌ | ऊंठ । 

क्न्द्‌ (भ्वा० पर०-ऋ्रन्दति, ऋन्दित) 4. चिल्लाना, रोना, 
आंसू बहाना-कि क्रन्दस्सि दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक 
पपंच० ४२९, क्ंदत्यतः करुणमप्सरसां गणोथ्यम 
“विक्रम० १।२, चतक्रन्द विग्ना कुररीव भयः-रघ॒० 
१४)६८, १५४२, भदटि० ३२८, ५।५ 2. पुकारना 
दया को पुकार करना (कर्म० के साथ) कन्दत्यविरतं 
साथ भ्रातृमातुसुतानथ-माक ० (चरा० पर० या 
प्रंर०) . लगातार चिल्‍लाना 2. रुलना । अ 
चिल्लाना, चीखना, चरमराना, चीत्कार करना-तणा- 
प्रलूग्नेस्तुहिने: पतडद्धि राकन्दतीवोषसि शीतकाल:-कतु० 
४७, भट्टि० १५।५० 2. पुकार करना ([प्रेर०) 
एह्यहीति शिखण्डिनां पटुतरे: केकाभिराक्रन्दित:-मच्छ ० 
२३ । 

ऋन्दनम्‌, ऋन्दितम्‌ | ऋन्‍न्द-- ल्यूट,कत वा | . आतंनाद 
रोना, विलाप करना-हा तातेति ऋन्दितमाकण्य विषण्ण 
“रघु० ९७५ 2. पारस्परिक लूलकार, चुनौती । 


ऋम्‌ (भ्वा० उभ०, दिवा० पर०-क्रामति-ऋ्रमते, क्राम्यति 
क्रान्त) 4. चलना, पदार्पण करना, जाना-क्रामत्यन॒दिते 
सूय वाली व्यपगतक्रम:-रामा०, गम्यमानं न तेनासीद- 
गत क्रामता पुरः-भट॒टि० ८।२,२५ 2. चले जाना 
'पहुचना (कमं० के साथ )-देवा इमान लोकानक्रमन्त- 
शत० 3. जाना, पार करना, पार जाना-सुखं योजन- 
पञचाशत्क्मेयम-रामा ० 4. कदना, छलांग मारना+क्रमं 
बबन्ध क्रमितुं सकोप: (हरिः:)--भट॒टि० २।९, ५४५१, 
5. ऊपर जाना, चढ़ना 6. अधिकार में रखना, वश में 
करना, अधिकार में लेना, भरना-क्रान्ता यथा चेतसि 
विस्मयन-रघ्‌ ० १४।१७ 7. आगे बढ़ना, आगे निकल 
जाना-स्थित: सर्वोन्नतेनोरवी क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना 
“रंघ्‌ ० १११४ 8. उत्तरदायित्व लेना, संप्रयास करना, 
योग्य या सक्षम होना, शक्ति दिखलाना (संप्र० या 


) 


तुमुन्नन्त के साथ )-व्याकरणाध्ययनाय क्रमते-सिद्धा ०, 
धर्माय क्रमते साध:-वोप० व्यत्पत्तिरावर्जितकोबिदापि 
न रज्ज़नाय' क्रमते जडानाम-विक्रमांक ० १।१६, हत्वा 
रक्षांसि लवितुमक्रमीन्मारुति: पुन. अद्योकबनिकामेव 
“भट्टि० ९२८ 9. बढ़ना या विंकसित होना, पूरा 
क्षेत्र मिलना, स्वस्थ होना (अधि० के साथ )---कत्येष 
क्रमन्ते-दश० १७०, क्रमन्ते5स्मिज्शास्त्राणि-या-कऋक्ष 
क्रमते बद्धि-सिद्धा०, क्रममाणो+रिसंसदि-भट॒टि० ८। 
२२ ॥0. पूरा करना, निष्पन्न करना /. मैथन 
करना, (पा० १।३।३८ क्रम-आ० में 'सातत्य' 'विध्नों 
का अभाव “शक्ति या प्रयोग' “विकास, वृद्धि! तथा 
जीतना, पार पहुँचना' आदि अथ को प्रकट करती हैं) 
अति-- :. पार करना, पार जाना-सप्तवक्षान्तराण्य- 
तिक्रम्य-का० ९२ 2. परे जाना, लांघना-मेघ० ५७, 
४० 3. बढ़ जाना, आगे निकल जाना-मनु० ८१५१ 
4, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, आगे कदम 
रखना-अतिक्रम्य सदाचारमू-का ० १६० 5. अवहेलना 
करना, पृथक करना, उपेक्षा करना-प्रथितयशसां 
प्रबन्धानतिक्रम्य-मालवि० १, कि वा परिजनमतिक्रम्य 
भवान्सन्दिष्ट:-मालवि ० ४, या कं ज्यष्ठानतिक्रम्य 
यवीयान्‌ राज्यमहति-महा ० 6. गजरना, (समय का) 
बीतना-अतिकान्ते दशाहे-मन ० ५।७६, यथा यथा यौव- 
नमतिचक्राम-का ० ५९, अधि-, चढ़ना, अ६:-, अधि- 

कार करना, भरना, ग्रहण करना-अध्याक्रान्ता वबसति- _ 
रमनाप्याश्रमे स्वभोग्य-श० २।१४ अन-, 4. अन- 
गमन करना 2. आरम्भ करना 3. अन्तवस्तु देना 
अपवा- एक के पद्चात्‌ दूसरे के दर्शन करना, अप- 
छोड़ जाना, चले जाना, अभि-, व. जाना, पहुँचना 
प्रविष्ट होना-अभिचक्राम काकुत्स्थ: शरभज्ाश्रमं प्रति 
रामा० 2. घमनता, भ्रमण करना 3. आक्रमण करना 
अवबव-, वापिस हटना आ- . पहुंचना, की ओर 
जाना 2. आक्रमण करना, दमन करना, जीतना, परास्त 
करना-पक्षिशावकानातक्रम्य-हि ० १, पौरस्त्यानेवमा- 
क्रामनू-रघु ० ४) ३४, भतं ० १/७० 3. भरना, प्रविष्ट 
होना, अधिकार में करना-खं केशवो5पर इवाक्रमितं 
प्रवत्त:-मुच्छ ० ५१२।९।१२ 4. आरम्भ करना, शुरू 
करना 5. उन्नत होना, उदय होना (आ०) यावत्प्र- 
तापनिधिराक्रमते न भानु:-रघु० ५।७१ 6. चढ़ना, 
सवारी करना, अधिकार में करना, उद्‌-, 4. ऊपर 
होना, परे जाना, उपर जान।-ऊध्व प्राणाह्यत्कामन्ति 
“मन्‌ ० २१२० 2. अवहेलना करना, उपेक्षा करना 
-आपषं प्रमाणम त्क्रम्य धर्म न प्रतिपालयन-महा ०, धर्म- 
मृत्कम्य 3. परे कदम रखना-रघ्‌० १५।३ ३, उप- 
4. की ओर जाना, पहुँचना 2. धावा बोलना, आक्र- 
मण करना 3. बर्ताव करना, उपचार करना, (वंद्य 


( २१० ) 


की भांति ) चिकित्सा करना, स्वस्प्व करना, 4. प्रेम 
करना, प्रेम से जीत लेना-सर्वेरुपायरुपक्रम्यः सीताम्‌ 
-रामा० 5. अनुष्ठान करवाउप्रस्थान॑ करना. (आ) 
आरम्भ करना, शुरू करना--प्रसभं वक्‍तुमुपक्रमेत क 
-कि० २।२८, रघ० १७।३३, निस-, . चले जाना 
चल देना, बिदा होना 2. निकलना, प्रकाशित होना 
-भट्टि० ७।७१, परा-, (आ० ) !. साहस प्रदर्शित 
करना, शक्ति या श्रवीरता दिखाना, बहादरी के 
साथ करना-बकवच्चिन्तयदर्थान्‌ू सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ 
“मनु० ७।१०६, भटटि ८।२२,९३ 2. वापिस मूड़ना 
3. चढ़ाई करना, आक्रमण करना, परि-, 4. इधर 
उधर घूमना, चक्कर लगाना-परितक्रम्यावलोक्य च 
(नाटकों में) 2. पकड़ लेना, प्र-(आ०) . आरम्भ 
करना, शुरू करना-प्रचतक्रमे च प्रतिवक्तुमत्तरम-रघु ० 
२।४७, २।१५, कु० ३।२ <. कचलना, ऊपर प॑र रख 
कर चलना-भट्टि० १५।२३ 3. जाना, प्रस्थान करना, 
प्रति---, वापिस आना बि-(आ० ) 7. में से चलना, 
विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे-तीन पग रक्खें-भट्टि० ८।२४ 
2. छापा मारना, पराजित करना, जीतना 3. फाडना, 
खोलना (पर० ), व्यति-, . उल्लंघन करना 2. समय 
बिताना, व्यूदू-दे० उत्-, समृ-, 7. आना या एकत्र 
होना 2. पार जाना, पार करना, में से जाना 3. पहुं- 
चना, जाना 4. पार चले जाना, स्थानान्तरित होना 
5. दाखिल होना, प्रविष्ट होता--कालो ह्ययं संक्रमित्‌ 
द्वितीयं सर्वोपका रक्षममाश्रमं ते--रघु० ५।१०, समा-, 
., अधिकार करना, कब्जे में लेना, भरना--सममेव 
. समाकान्तं द्वयं द्विदगामिना, तेन सिंहासन पिश्य- 
मखिलाचारिमंडलम्‌---रघ० ४।४ 2. छापा मारना, 
जीतना, दमन करना 


ऊ्रमः [ क्रम+-घञा_ | . कदम, पग-त्रिविक्रम:. सागर 


-प्लवगद्रन्ण' क्रेणकेन लम्बित:-महा ० 2. पर 3. गति 
: प्रगमन, मागे,ऋ्रमात---क्रमेण दौरान में, क्रमशः, काल- 
ऋ्रमेण उत्तरोत्तर, समय पाकर, भाग्यक्रम:, भाग्य का 
उलट जाना--रघु ० ३।७, ३०, ३२ 4. प्रदशेन, आरंभ 


 >-इत्यमत्र बिततक्रमे क्रौ--शि० १४॥७५३ 5. निय- 


मित मार्ग, क्रम, श्रेणी, उत्तराधिकारिता, निमित्तन- 
मित्तिकयो र॒यं क्रम:--श० ७।३० मनु० ७।२४, ९।८५ 
 २॥१७३, ३।६९ 6. प्रणाली, रीति--नंत्रक्रमेणोपरुरो ध 
सूयम--रघ्‌० ७।३९ 7. ग्रसना, पकड़--क्रमगता 
पश्नो: कन्‍्यका--मा० ३॥।१६ 8. (दूसरे जन्तु पर 
आक्रमण करने से पू्व की जानवर की) स्थिति 
9. तेयारी, तत्परता--भट्टि० २।९ 0. व्यक्साय 
साहसिक कार्य . कर्म या काय, कायविघधि-कोथ्प्येष 
कान्त: क्रमः--अमरु ४३॥३३ 2. वेदमंत्रों को सस्वर 
उच्चारण करने की विशेष रीति-क्रमपाठ 3. शक्ति, 


सामथ्य,--मम्‌ गारा। सम०- अनसारः:,-- अन्वय:, 
नियमित क्रम, समचित व्यवस्था,--आगत,-- आयात 
(वि०) वंशपरम्पराप्राप्त, आनुवंशिक,-- ज्या ग्रह की 
लंबरेखा, क्षय,--भंगः अनियमितता । 
(वि०) [ क्रम्‌+वुन्‌ | क्रमबद्ध, प्रणाली के अनुसार, 

--कः वह विद्यार्थी जो किसी नियमित पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करता है । 

क्रमण: [ क्रम-- ल्यट्‌ | !. पर 2. घोड़ा,--णम्‌ . कदम 
2. पग रखना 3. आगे बढ़ना 4. उल्लंघन 

ऋ्रमत: (अब्य०) [ क्रमू+-तसिल | क्रमशः, उत्तरोत्तर । 

ऋरमझ: (अव्य०) [ क्रम-- शस्‌ | . ठीक क्रम में, नियमित 
रूप से उत्तरोत्तर, क्रमानुसार 2. क्रम से, मात्रा के 
अनसार--- रघ० १२॥५७, मन० १।६८, ३।१२ । 

क्रसमिक (वि०) [ क्रम+ठन्‌ | 4. उत्तरोत्तर, सिलसिले 
वार 2. वंशपरंपरागत, पैतुक, आन्‌वंशिक । 

क्रमः, क्रमकः [| क्रम--उ, कन्‌ च | सुपारी का पेड़-आस्वा- 
दिताद्क्रम॒क: समुद्रातू--शि० ३॥।८१, विक्रमांक० 
१८।९८ । 


ऋरमेल:, क्रमेलक: | क्रम--एल-+-अच, कन्‌ च] ऊंट 
न्‍जनिरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलक: केण्टक- 
जालमेव--विक्रमांक ७ १।२९, शि० १२।१८, नै० 
६।१०४। 

[ क्री अच | खरोदना, मोल लेना । सम ०-आरोह 
मंडी, मेला,--क्रीत (वि०) मोल लिया हुआ,-लैरुयम 
>-बनामा, बिक्रयनामा, दानपत्र (गृह क्षेत्रादिक 
क्रीत्वा तुल्यमल्याक्षरान्वितम, पत्र कारयते यत्त क्रय- 
लेख्यं तदुच्यते--बृहस्पति ),--विक्रयो (द्वि० व०) 
व्यापार, व्यवसाय, खरीद-फरोख्त--मनु० ८॥५ 
७।१२७,--विक्रयिकः व्यापारी सौदागर । 

ऋयणम [ क्री+-ल्यट | खरीदना, मोल लेना । 


ऋषधिकः [ क्रय-+ठन्‌ | . व्यापारी, सौदागर .2. क्रंता 
मोल लेने वाला । 

(वि०) [ क्री+यत्‌, नि० | मंडी में विक्रय के लिए 
रक्‍्खी हुई वस्तु, बिकाऊ (ब्िप० “क्रय, जिसका अथ 
है 'मोल लिये जान के उपयक्त' । 

कऋ्रव्यम्‌ [ क्लव्‌--यतू, रस्य लः ] कच्चा मांस, म्रदार 

(दव या लाश )--स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति-मा ० 
५।१६। सम०--अदू---भद,--भूज (वि०) कच्चा 
मांस खाने वाला, मनु० ५११३१, (पुं०) 4. शर, 
चीता आदि मांसभक्षी जन्तु,--उत्तर० १॥४९ 
2. राक्षस, पिशाच-रघु ० १५।१६ । 

क्रशिसन (प०) [ कृश-+-इमसित््‌ | पतलापन, क्ृशता, 
दुबलापतलापन । 

ऋकचिकः [ क्रच--ठक | आराकश । 

ऋन्‍्त (वि० )[ क्रम--क्‍्त ] गया हुआ, आरपार गया हुआ 


( २११ 


(भू० क० क्ु०),--तः 4. घोड़ा 2. पेर, पग । सम०» 
-दर्शिन्‌ (वि०) सर्वज्ञ । 

क्रांत्ति: (स्त्री०) [ क्रम--क्तिनू ] 4. गति, प्रगमन 
2. कदम, पग 3. आगे बढ़ने बाला 4. आक्रमण करन 
वाला, अभिभत करने वाला 5. नक्षत्र की कोणीय 
दूरी 6. क्रातिवबलय, सूर्य का भ्रमण मार्ग । सम० 
-कक्षः,--मण्डलम्‌,- वत्तम, सू्ये का अमण माग, 
>-पातः वह बिंदु जहाँ क्रांतिवलय विष वत्‌ रेखा से 
मिलता हेँ,-- बलूयः: ॥. सूर्य का भ्रमण सार्ग 2. उष्ण 
कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध । 

क्राय (यि) कः [ क्री--ण्वुल--क्रम--ठक ] 4. क्रता, 
खरीददार 2. व्यापारी, सौदागर । 

क्रिमि: [ क्रम-+-इन्‌, इत्वम्‌ | 4. कीड़ा 2. कीट-दे ० क्रमि । 
सम०--जम अगर की लकडी,--शलः बांबी । 


क्रिया [ क्ृ-- श, रिडः आदेश:, इयडः | 4. करना, कार्या- 
न्विति, काय-सम्पादन, निष्पादतल करना, उपचार 
धम --प्रत्य क्तं॑ हि. प्रणयिष सतामीप्सिताथक्रियव 
--मंध० ११४ 2. कम, कृत्य, व्यवसाय, जिम्मेदारी 
+प्रणयिक्रिया-विक्रम ० ४॥ १५, मनु० २।४ 3. चेष्टा, 
शारीरिक चेष्टा, श्रम 4. अध्यापन, शिक्षण--क्रिया 
हि वस्तृपहिता प्रसीदति--रघ्‌ ० ३।२९ 5. (नृत्य 
गायन आदि),- किसी कला पर आधिपत्य, ज्ञान 
--छिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था--मालवि० १।१६ 
6. आचरण (विप० शास्त्र-सिद्धान्त ) 7. साहित्यिक 
रचना--श्ैणुत मनोभिरवहिते: क्रियामिमां कालिदास- 
स्य--विक्रम ० १।२. कालिदासस्य क्रियायां कर्थ 
परिषदो बहमान:--मालवि० १ 8. शूद्धि-संस्कार, 
धामिक संस्कार 9. प्रायश्चित्तस्वरूप संस्कार, 
प्रायश्चित 0. (क) श्राद्ध (ख) ओऔध्वेदेहिक 
संस्कार . पूजन 42. औषधोपचार, चिकित्सा-प्रयोग, 
इलाज--झीतक्षिया - मालवि ० ४, शीतलरू उपचार 
3. (व्या० में) फ्रिया के द्वारा अभिहित कमं 
4. चेष्टा या कम 45. विशेषतः वेशंषिक दद्ेन में 
प्रतिपादित सात द्रव्यों में से एक--दे० कमन्‌ 
6. (विधि में) साक्ष्यादिक मानक्साधनों से तथा 
अन्य परीक्षाओं द्वारा अभियोग की छानबीन करना 
7. प्रमाण-भार । सम०-- अन्वित (वि०) शास्त्रोक्‍्त 
सत्कर्मों को करने वाला, --अपवबर्गे: 4. किसी कार्य की 
संपूर्ति या इतिश्री, काय सम्पादन--क्रियापव्गेष्वन जी वि- 
सात कृता:--कि० १४४ 2. कमंकाण्ड से मक्ति 
छटकारा,--अभ्यपगमः विशेष प्रकार का करार या 
प्रतिज्ञा-पत्र,--क्रियाम्य पगमा त्त्वेतत्‌ बीजाथ यत्प्रदीयते 
--मनु० ९।५३,--अवसम्न (वि०) गवाहों के बयान 
के कारण मकदमा हार जान॑ वाला व्यक्ति | 
दे० “कमेंन्द्रियय, --कलापः 4. हिन्दु-धमंशास्त्र द्वारा 


) 


विहित समस्त कार्य 2. किसी व्यवसाय के समस्त 
विवरण,---कारः 4. अभिकर्ता, कार्यकर्ता 2. शिक्षारंभ 
करने वाला, नौसिखिया, नवच्छात्र 3) इकरारनामा, 
प्रतिज्ञापत्र,--द्वेषिन्‌ (१०) (पाँच प्रकार के साक्षियों 
में से एक) वह साक्षी जिसका साक्ष्य पक्षपातपूर्ण हो 
-जनिदेशः गवाही, साक्ष्य--पटू (वि०) काय॑ दक्ष, 
>-पथः ओषधोपचार की रोति,--पदत्य क्रियावाचक 
शब्द ,--पर (वि०) अपने कत्तंव्य-पालन में परिश्रम 
शील,-- पाद: अभियोकक्‍ता या वादी के द्वारा अपने दावे 
की पुष्टि में दिए गये प्रमाण, दस्तावेज तथा गवाहियाँ 
आदि जो काननी अभियोग का तीसरा अंग है,--- योग 
. क्रिया के साथ संबंध 2. तरकीब और साघनों का 
योग,-- लोप: आवश्यक धामिक अनुष्ठानों का परि- 
त्याग, - क्रियालोपात्‌ वषलत्वं गता:--मन्‌ ० १०।४३, 
--वद्दः आवश्यकता, क्रियाओं का अवश्यंभावी प्रभाव, 
- वाचक,- वाचिन (वि०) कम को प्रकट करने 
वाला, क्रिया से बना संज्ञा शब्द--बाबिनू (प्‌०) 
वादी, अभियीकक्‍ता,--विधिः कार्य करने का नियम 
किसी धर्मकृत्य को सम्पन्न करने की रोति--मन्‌ ० 
९।२२०,-- विशेषणम 4. क्रिया की विशयता प्रकट 
करने वाला शब्द 2. विधंय विशेषण,--संकान्ति 
(स्त्री० ) दूसरों को ज्ञान देना, अध्यापन--मालवि ० 
१।१९,--समसिहारः किसी काय की आवत्ति । 


क्रियावत्‌ (वि०) [ क्रिया--मतुप्‌ | कम म व्यस्त, किसी 


काय के व्यवहार को जानते वाला--यस्तु क्रियावान 
पुरुष: स विद्वानू--हि० १।६७ । 


क्री (क्रा० उभ०--क्रीणाति, क्रीणीते, क्रीत) 4. खरीदना 


मोल लेना,--महता प्ण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया 
“+जशा० ३।१, क्रीणीष्व मज्जीवितमेव , पण्यमन्यन्न 
चेदस्ति तदस्तु पुष्पमम्‌ू--नं० ३॥८७ ८८, पंच० १।१२ 
मन ० ९१७४ 2. घिभिमय, अदलाबदली-कच्चित्सह- 
स्रम खाणामेक क्रीणासि पण्डितम - महा०, आ-- 
खरीदना, निस- , कुछ देकर पिंड छुड़ाना, दाम देकर 
फिर से खरीद लेना, निस्तार करना, परि--, (आ०) 
. मोल लेना-संभोगाय परिक्रीत: कर्तास्मि तव नाप्रि- 
यम्‌--भट्टि० ८७२ 2. किराये पर लेना, कुछ समय 
के लिए मोल लेना (निर्धारित मल्य में करण० तथा 
सम्प्र० के साथ )-शतेन शताय वा परिक्रीत:--सिद्धा ० 
3. वापिस करना, बदला देता, च॒ुकाना--कृतेनोपकृत॑ 
वायो: परिक्रीणानमृत्यितम्‌--भट्टि० ८८, बि-- 
. बचना (इस अथे में आ०)>गवां शतसहस्रण 
विक्रीणीष सुतं यदि-रामा ०, विक्रीणीत तिलान शद्धान 
जमनु० १०१९०, ८।१९७, २२२, शा० ११२ 
2. विनिमय, अंदलाबदली---ताकस्माच्छाण्डिलीमाता: 


विक्रीणाति तिलेस्तिछानू--पंच० २।६५ । 


( ३१२ 


क्रीड़ (म्वा० पर०--क्रीडति, क्रीडित) !. खेलना, मतो 
रजन करना--वानरा: क्रीडितुमारब्धा:--पंच० १, 
एष क्रोडति कृपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधि:-म॒च्छ० 
१०।५९ 2. जूआ खेलना, पासों से खेलना--बहुविध 
दयूत॑ क्रीडउत:-मच्छ० २, नाक्ष: क्रीडेत्कदाचि6द्धि--मन्‌ ० 
४७४, याज्ञ० १।॥१३८ 3. हँसी दिलल्‍्लगी करना 


) 


आदि शब्दों के भी साथ-ममोपरि स क्रद्ध:, न मां प्रति 
क्रद्धो गुरु: प्रति--, बदल में कुपित होना--क्रध्यन्तं 
न प्रतिक्रध्येत्‌ -मनु० ६।४८, सम्‌--, कुपित होना 


ऊसक्रुध्यसि मृषा कि त्वं दिदृक्षं मां मगेक्षणे--भद्ठि 


८|७६ |; 


क्रध्‌ (स्त्री०) [क्रप--क्विप्‌ | क्रोध, कोप | 


मजाक करना, खिल्ली उड़ाना-सद्वृत्तस्तनमण्डलस्तव- क्रश्‌ (भ्वा० पर०--क्रोशति, क्रष्ट) 4. चिल्लाना, रोना 


कथ प्राणमम क्रीडति-गीत ० ३, क्रीडिष्यामि तावदेनया 
“विक्रम० ३, एवमाशाग्रहग्रस्ते: क्रीडन्ति धनिनो5थि भि: 

>हि० २॥२३, पंच० १।१८७, मच्छ० ३, अनु --- 

(आ०) खेलना, किलो करना, जी बहलाना 

“एसाध्वनुक्रीडमानानि पह्य वुन्दानि पक्षिणाम्‌--भद्ठि० 

८।१०, आ-- परि---, सम्‌--, (आ०) खलना 

कोतुक करना-संक्रीडन्ते मणिभियंत्र कन्या:--मेघ० 

७०, परन्तु सम्‌ पूवक क्रीड (पर०) 'कोलाहल करने 

के अर्थ को प्रकट करता हँ-संक्रीडन्ति शकटानि-महा० 

गाड़ियाँ च-चँँ करती 


क्रोड: | क्रीड--घञा ] . किलोल, मनबहलाव, खेल, 
आमोद 2. हंसी दिल्‍लगी, मजाक । 

ऋडनम्‌ [ क्रीड--ल्यट ] 4. खेलना, किलोल करना 
2. खेलने की चीज, खिलौना । 

क्रोडनकः,-कस, क्रोडनीयम,-यकम |[ क्रीडन-|-कन, क्रीड 


विलाप करना, शोक मनाना--क्रोशन्त्यस्तं कपिस्त्रिय 
“भट्टि० ६६१२४ 2. चीखना, किलूकिलाना, क॒का 
देना, चीत्कार करना, पुकारना-अतीव चक्रोश जीवनाशं 
ननाश च--भट्टि० १४॥३१, अनु--, दया करना 
करुणा करना, अभि--, विलाप करना, आ-- 
. चिल्लाना, जोर से पुकारना-अये गौरीनाथ त्रिपुर- 
हर शम्भो त्रिनयन प्रसीदेत्याक्रोशन --भततं० ३।१२३ 
2. खरीखोटी सुनाना, गालियाँ देना--शतं ब्राह्मणमा- 
क्रव्य क्षत्रियों दण्डमहेंति--मनु० ८।२६७, भट्ठि० ५। 
३९, परि --., विलाप करना, प्रत्या---, गाली के उत्तर 

गाली देना, बि---, 4. चीखना, चिल्लाना--आक्रोश 
विक्रोश लपाधिचण्डम्‌ --मुच्छ० १।४१, भटद्दि० १४। 
४२, १६।३२ 2. उच्चारण करना (कमं० के साथ ) 
3. पुकारना (कम० के साथ) 4. गंजना, व्या--विलाप 
करना, शोक मनाना । 


अनीयर्‌, क्रीडनीय--कन्‌ | खेलने की चीज, | क्रष्ट (वि०) [क्रश--क्त] 4. चिल्लाया हुआ 2. पुकारा 


खिलौना । 

ऋरडा [क्रीड-|- अ--टाप्‌] . किलोल, जी बहलाना, खेलना, 
आमोद-तोयक्रीडानि रतयुवतिस्नान तिक्तै मे रुज़ि:-मेघ 
३३।६१ 2. हंसी, दिल्‍्लगी । सम० -गहम आमोद 
भवन, --शलः आमोद ---जिवास का काम देने वाला 
एक बनावटो पहाड़, आमोदगिरि,-क्रीडाशेल:ः कनकक- 
दलीवेष्टनप्रक्षगीय:--मेघ० ७७,-- नारो वेश्या,-कोपः 
झूठमूठ का क्रोध---अमरु १२,--मयूरः मनोरंजन के 
लिए पाला गया मोर--रघु० १६।१४,---रत्नम्‌ 
कामकेलि, मथन । 

क्रोत (वि०) [ क्री--क्त | मोंल लिया हुआ--दे० क्री० 
-तः हिन्दुधमशास्त्र में प्रतिवादित १२ प्रकार के 
पुत्रों में से एक, अपने नेसमिक माता पिता से मोल 
लिया हुआ पृत्र---क्रीतश्च ताम्यां विक्रीत:--याज्ञ ० 
२।१३१, मनु० १७४। सम०--अनशयः किसी 
वस्तु को मोल लेकर पछताना, किये का निराकरण 
करना, खरीदी हुई वस्तु को वापिस करना (कुछ 
बातों में धर्मंशास्त्रों से अनुमोदित ) । 

क्रुझच (१० ) कुरचः [ऋ्रच्‌-- क्विन्‌ अच्‌ वा] जलकुक्कूटी, 


हुआ,->ष्टम चिल्लाना, चीखना, रोना । 


(वि० )[कृत-- रक घातोः क्र| 4. निर्देय, निष्ठर, कठो र- 


हृदय, निष्करुण-तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्ररनिश्चया 
-“-रघु० १२।४, मेघ० १०५, मन॒० १०।९ 2. कठोर, 
कड़ा 3. दारुण, भयंकर, भीषण 4. नाशकारी, अनिष्ट- 
कर 5. घायल, चोट लगा हुआ 6. खनी 7. कच्चा 
8. मजबत 9. गरम, तेज, अरुचिकर-मन्‌ ० २।३३,-र 
बाज, बगला,---रम्‌ 4. घाव 2. हत्या, ऋरता 3. भीषण 
कृत्य । सम०---आक्ृति (वि०) डरावनी सूरत वाला 
(तिः) रावण का विशेषण,--आचार (वि० )क्र और 
बबर आचरण करने वाला,--आशञ्यय ( वि० ) . भया- 
नक जीवजन्तुओं से भरा हुआ (जैसे कि कोई नदी) 
2. क्रूर स्वैभाव का,--कमंन्‌ (नपं ०) 4. रक्‍तरंजित 
करतूत 2. कठोर श्रम,-कृत (वि०) भीषण, क्रर, निर्मम, 
“-कोष्ठ (वि०) कड़े कोठ वाला जिस पर म॒दु विरे 
चन का असर न हो,--गन्धः गन्धक,--दरश्‌ (वि०) 
!. बुरी दृष्टि वाला, कुदृष्टि डालने वाला 2. खल 
दुष्ट,---राविन्‌ (प०) पहाड़ी कौवा,-लोचनः शतनिग्रह 
का विशेषण । 


बगला | ऋ्त (पं )[क्री|-तृच | क्रता, खरोददार,--याज्ञ ७ २।१६८ । 
(दिवा० पर०--त्रुध्यति, ऋद्ध) गुस्से होना (क्रोध के | क्रोझुचः | क्रज्च-|अच्‌, बा० गणः | एक पहाड़ का नाम 


पात्र में सम्प्र० ) हर॒य क्रध्यति, कभी कभी 'उपरि' 'प्रति' 


दे० 'क्रौज्च । 


( रे१३े ) 


करोड: [क्रद-घजञा |] . सूअर 2. वक्ष की खोडर, गढ़ा 
“हा हा हनत तथापि जन्मविटपिक्रोड मनो धावति-उद्धट 
3. सीना, वक्ष: स्थल, छाती, क्रोडीकृ छाती से लूगाना 
“-भेतृ० २।३५ 4. किसी वस्तु का मध्यभाग-- विक्र- 
मांक ० ११।७५-दे० “क्रोड' (नपुं०) 5. शनिग्रह का 
विशेषण,---डम्‌--डा . छाती, सीना, कन्धों के बीच 
का भाग 2. किसी वस्तु का मध्यवर्ती भाग, गढ़ा, 
कोटर। सम०-अड्षक:,-अर्हृन्निः-पाद: कछवा,-पत्रम 
. प्रान्तवर्ती लेख 2. पत्र का पशचलेख 3. सम्प्रक 
4. वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार-पत्र । 

क्रोडीकरणम्‌ [क्रोड--च्वि-- कृ -+ल्यूट] आलिगन करना, 
छाती से लगाना । 

क्रीडीमुख: [क्रोड्या: मुखमिव मुखमस्या:--ब० स०] गेंडा । 

क्रोधः [क्रप्‌ -- घझा_] . कोप, गुस्सा--कामात्क्रोघो5भिजा- 
यते---भग० २।६२, इसी प्रकार क्रोधान्ध:, क्रोधानल: 
2. (सा० शा० में) क्रोध एक प्रकार की भावना हैं 
जिससे रौद्गरस का उदय होता हैँ । सम०--उज्झ्चित 
(वि०) क्रोध से मुक्त, शान्‍्त, स्वस्थ,--मूछित (वि० ) 
क्रोध से अभिभूत या क्रोधोन्मत्त । 

क्रोधन (वि०) [क्रुध--ल्युट्‌| गुस्से से भरा हुआ, क्रोघा- 
विष्ट, क्रुद्ध, चिड़चिड़ा-यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते 
द्रोणायनि: क्रोधन:--वेणी ० ३।३१,--नम॒ क्रद्ध होना, 
कोप । 

क्रीोधालू (वि०) [क्रपू+-आलच्‌ | क्रोधाविष्ट, चिड़चिड़ा, 
गुस्सेल ढ 

क्रोश: [क्रुश्‌-धज्म ] 4. चिल्लाना, चीख, चीत्कार, कूका 
देना, कोलाहल 2. चौथाई योजन, एक कोस-क्रोशाघी॑ 
प्रकृतिपुरसरेण गत्वा--रघु० १३।७९, समुद्रात्पुरी 


क्रोशौ--या--क्रोशयो: । सम ०---ताछ:,--ध्वनि: एक | 


बड़ा ढोल | . 

क्रोशन (वि०) [क्रुश्‌--ल्युट्‌] चिल्लाने वाला,--नम्‌ चीख 
चिल्लाहट । 

क्रोष्दु (पुं०) (स्त्री०--ष्ट्री) [क्रश--तुन्‌] गीदड़ (इस 
शब्द को रूप रचना में यह शब्द सवनाम स्थान में 
अनिवायत: क्रोष्ट्र बन जाता है, तथा अन्यत्र क्रोष्ट, एवं 
खरादि' में द्वि० तथा षष्ठी ब० व० को छोडकर सर्वत्र 
विकल्प से) । 

क्रोझुच: [क्रल्‍च्‌--अण्‌ | जलकुक्कुटी, कुररी, बगला-मनोहर- 
क्रोंचनिनादितानि सीमान्तराष्युत्सुकयन्ति चेत:---ऋतु० 
४|८, मनु० १२।६४ 2. एक पवेत का नाम (कहते 
है कि यह पहाड़ हिमालय का पोता हैँ, तथा कार्तिकेय 
एवं परशुराम ने इसे बींध दिया हैं )--हंसद्वारं भगु- 
पतियशोवत्म यत्क्रौंचरन्प्रम--मेघण ५७। सम० 
“अदनम्‌ कमलडंडी के रेशे,-- अरातिः,-अरि:,-रिपु: 
. कातिकेय का विशेषण 2. परशराम का विशेषण 

है. 


““ दारण:,--सुदन: . कातिकेय और 2. परशुराम के 
विशेषण । | 

क्रोयेम्‌ [क्र--ष्यज्य_ | करता, कठोरहदयता । 

क्लन्द्‌ (भ्वा० पर०--कक्‍्लन्दति, क्लन्दित) 4. पुकारना, 
चिल्लाना 2. रोना, विलाप करना, (भ्वा० आ० 
>-कैलन्दते या क्लदते ) घबड़ा जाना । 

क्लम्‌ (म्वा०-दिवा०, पर०-क्लामति, क्लाम्यति, क्लान्त) 
थक जाना, थक कर चूर होना, अवसन्न होना--न 
चक्लाम न विव्यथे--भद्ठि ० ५।१०२, १४।१० १, बि-, 
थक जाना । 

क्लमः, क्लमथ: [ क्लम्‌--- घञा_, अथच्‌ वा | थकावट, क्लान्ति 
अवसाद-- विनोदितदिनक्लमा: कृतरुचइच जाम्बूनदें: 
“शि० ४।६६, मनु० ७१५१, दश० ३।२१ । 


क्लान्त (वि०) [क्लम्‌--क्त | 4. थका हुआ, थक कर चूर 
हुआ,---तमातपक्लान्तम्‌ू-रघु० २।१३, मेघ० १८, ३६, 
विक्रम० २२२ 2. मुर्माया हुआ, म्लान--क्लान्तो 
मनन्‍्मथ लेख एब नलिनीपत्रे नखरपित:--श० ३॥३६, 
रघु० १०।४८ 3. दुबला-पतला । 

क्लान्ति (स्त्री०) [क्लम्‌ ---क्तिन] थकावट । सम०---छिद 
(वि०) थकावट दूर करने वाला, बलदायक । 

क्लिद्‌ (दिवा० पर०--क्लिश्ति, क्लिन्न) गीला होना, 
आदर होना, तर होना--प्रेर ० तर करना, गीला करना 
“न चने क्लेदयन्त्यप:--भग० २॥२३, भट्ठि० १८। 
११। क्‍ 

क्लिन्न (वि०) [क्लिद-|क्त | गीला, तर। सम०--अक्ष 
(वि०) चोंधियाई आँखों वाला । 

क्लिश 3 (दिवा० आ०--( कुछ के मत में) पर०, क्लिश्यते 
क्लिष्ट, क्लिशित ) . दु:ःखी होना, पीड़ित होना, कष्ट 
उठाना--अप्युपदेशग्रहणे॑ नातिक्लिशते वः शिशब्या: 
“मालवि० १, त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिण: 
प्रतिभ: कुलमू--मनु० ८।१६९ 2. दुःख देना, सताना, 
! (क्रया० पर०--क्लिश्नाति, क्लिष्ट, क्लिशित) 
दुःख देना, पीड़ित करना, सताना, कष्ट देना,-- 
क्लिइनाति लब्धपरिपालनवत्तिरेव--श० ५।६, एव- 
माराध्यमानो5पि क्लिश्नाति भुवनत्रथम्‌--कु० २।४०, 
रघ्‌ ० ११।५८ | 

क्लिशित,क्लिष्ट (वि०) [क्लिश-|-क्त] . दुःखी, पीड़ित, 
सकट ग्रस्त 2. कष्टग्रस्त, सताया हुआ 3. मुर्झाया 
हुआ 4. असंगत, विरोधी---उदा० माता मे बन्ध्या 
5. परिष्कृत, कत्रिम (रचना आदि) 6. लज्जित । 

क्लिष्टि: (स्त्री०) [ क्लिश-|-क्तिन्‌ ] . कष्ट वेदना, दुःख, 
पीडा 2. सेवा । 

क्लोब (व) (वि०) | क्लीब्‌ (व्‌) --क ] . हिजड़ा नपुं- 
सक, बधिया किया हुआ--मनु० ३।१५०, ४।२०५, 
याज़्ञ ० १२२३ 2. पुरुषार्थहीन, भीरु, दुबंछ, दर्बंठमना 


( रे१४ ) 


--रघु० ८॥८४, क्लीवानू पालयिता--मृच्छ० ९।५ 
3. कायर 4. नीच अघम 5. सुस्तकूनपूंसक लिंग का, 
--बः,--बम (--व:,--वम्‌ ) . नामदें, हिजड़ा,--न 
मंत्र फनिल यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति, मेढू चोन्माद- 
शक्राम्यां हीन॑ क्लीब: स उच्यते--दायभाग में उद्धत 
कात्यायन 2. नपंसक लिग । 

बलेद: [ क्लिद + घव्ण ] गीलापन, आद्रंता, तरी, नमी 
--शा० १।२९, रघ० ७।२१ 2. बहने वाला, घाव से 
निकलने वाला मवाद 3. दुःख, कष्ट--रघ्‌ ० १५॥३२, 
(-->उपद्रव, मल्लि० ) 


क्लेश: [ क्लिश-- घज्ण_ |] पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुःख, तक- 
लछोफ--किमात्मा क्लेशस्य पदमपनीत:--श० १, क्लेश 

फलेन हि पुननकतां विधत्त--कु० ५।८६, भग० १२॥५ 
2, गुस्सा, क्रोध 3. सांसारिक कामकाज । सम०---क्षम 
(वि०) कष्ट सहन में समथ । 

बलब्यं (व्यम्‌) [ क्लीब (व)-+पष्यञ ]॥. नामर्दी (शा०) 
-वरं क्लब्यं पूंसां न च प्रकलत्राभिगमनम्‌---पंच ० १ 
2. पुरुषाथहीनता, भोरुता, काय रता-क्लेब्य॑ मास्म गम 
पार्यं---भग ० २।३२ 3. अनपयुकतता, नामर्दी, शक्ति 
हीनता---रघु० १२॥८६ । 

क्लोमम्‌ [ क्लु-| मनिन्‌ ] फेफड़े । 

क्व (अव्य०) | किम्‌-+-अत्‌, कु आदेश: | 4. किधर, कहाँ 
“व तेज्न्योन्यं यत्ना: कव च न गहनाः कोतुकरसा 
--उत्तर० ६।३२, क्व--क्ब ( जब किसी समान वाक्य 
खंड में प्रयक्‍त होता हैँ तो इसका अर्थ हं--“भारो 
अंतर 'असंगति--क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते 
विश्वसनीयमायुघम्‌-मालवि० ३।२, क्व सूयप्रभवो वंश: 
क्व चाल्पविषया मति:--रघु ० १।२, कि० १६, श० 
२।१८ 2. कभी कभी 'क्व' का प्रयोग 'किम्‌ शब्द के 
अधि० का होता हँ--क्व प्रदेशं--अर्थात्‌ कस्मिन्‌ प्रदेश 


(क)-अपि 4. कहीं, किसी जगह 2. कभी कभी (ख),-चित 


. कुछ स्थानों पर--प्रस्निग्धा: क्वचिदिकंगदी फलभिद 
सूच्यन्त एवोपला:--श० ११४, ऋतु ० १२, रघ॒० 
१।४१ 2. कुछ बातों मं--क्वचिद्‌ गोचर: क्वचिन्त 
गोचरोथर्थ:, क्वचित्‌--क्वचित्‌ (क) एक जगह--दूसरी 
जगह, यहाँ-वहाँ--अवक्क्द्रीणावार्यं क्वच्दिपि च हा 
हैति रुदितम--भतं ० ३३१२५ १।४, (ख) कभी-कभी 
(समय सूचक ) क्वचित्पथा संचरते सुराणाम्‌, क्वचित्‌ 
घनानां पततां क्‍्वचिच्चज--रघु ० १३।१९ । 


क्वण्‌ (म्वा० पर०--क्वणति, क्वणित) व. अस्पष्ट शब्द 
करना, झनझन शब्द, टनटन शब्द-- इति घोषयतोव 
डिण्डिम: करिणो हस्तिपकाहत:ः क्वणन्‌-हि० २॥८६, 
क्वणन्मणिनुप्रों--अमरु २८, ऋतु० ३३६, मेघ० ३६ 
2. भिनभिनाना, (भौरों का) गुंजन, अस्पष्ट गायन 
--कु० १।५४, उत्तरु० ३।२४, भट्टि० ६८४ । 


क्वण:, क्वणनम, क्वणित॑ं, क्वाणः [ क्वण --अप्‌, ल्युद क्‍त, ' 
घजञ्ा वा | . साप्रान्य शब्द 2. किसी भी वाद्ययत्र 
की ध्वनि । 

क्वत्य (धि०) [ क्‍्व-त्यप्‌ | किस स्थान से संबंध रखने 
वाला, कहाँ पर होने वाला । 

बवय (मभ्वा० पर०--क्वथति, क्वथित ) . उबालना, काढ़ा 
बनाना 2. पचाना । 

क्वथः [क्वाथू--अच, घज्ण वा] काढ़ा, लगातार मंदी आँच 
मे तयार किया गया घोल । 


क्वाचित्क (वि०) [ स्त्री०--त्की | अकस्मात्‌ घटित, 
विरल, असाधारण,--इति क्वाचित्क: पाठ: । 
क्षः [ क्षि+ड ] . नाश 2. अन्तर्घाकाहानि 3. बिजली 
4. खेत 5. किसान 6. धिष्णू का नरसिहावतार 
7. राक्षस । 
क्षण (न) (तना० उभ०--क्षणोति, क्षणते, क्षत्त ) . चोट 
पहुंचाना, क्षति पहुँचाना--इमां हृदि व्यायतपातमक्ष- 
णोत्‌-कु ० ५।५४ 2. तोड़ना, टकड़े २ करना-(धनः) 
किलानमित पूर्व मक्षणो:-रघ० ११॥७२, उप--, परि- 
वि--उसी अर्थ में प्रयोग जो क्षण का मल अथ हूं । 


क्षण:,--णम्‌ [ क्षण--अच्‌ | . लूमहा, निरमेष, एक सेकंड 
से ४॥५ भाग के बराबर समय की माप,--शक्षणमात्र- 
मृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृद:--रघ ० ११७३, २।६० 
मेघ० २६,--क्षणमदर्तिष्ठस्व--कुछ देर ठहरो 2. अव- 
काश---अहमपि लब्घनक्षण: स्वगेहं गच्छामि--मालवि० 
१, गहीत: क्षण:--श० २, मेरा अवकाश आपके सुपुद 
है अर्थात्‌ आपका का कर देने का में आपको वचन 
देता हूं 3. उपयक्त क्षण या अवस र--रहो नास्ति क्षणो 
नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः--पंच० १।१३८ मेघ० 
६२, अधिगतक्षण:--दश ० १४७ 4. उत्सव, हर्ष, खशी 
5. आश्रय, दासता 6. केन्द्र मध्यभाग । सम०--अन्‍्तरे 
(अव्य० ) दूसरे क्षण, कुछ देर के परचात,-क्षेप 
क्षणिक विलंब,--दः ज्योतिषी (--दम ) पानी (-दा) 
. रात-क्षणादर्थष क्षणदापतिप्रभ:--नं ० १।६७, रघु० 
८।७४, १६।४५, शि० ३।५३ 2. हल्दी करः--पति 
चाँद, शि० ९७०, चरः रात म॑ घ॒मन वाला, राक्षस, 
--सानप्लव: प्रभरपि क्षणदाचराणाम-रघ ० १३।७५, 
आन्ध्यम्‌ रात्रि में अन्धापन, रतौंधी,--आ्यतिः (स्त्री०) 
-:प्रकाज्ञा,-प्रभा बिजली,-निशवासः शिशक,--भडगर 
(वि०) क्षणस्थायी, चंचल, नह्वर--हि० ४।१३० 
--मात्रम (अव्य० )क्षणभर के लिए,--रामिन (पुं०) 
कंबतर--विध्वंसिन्‌ू (वि०) क्षणभर म नष्ट होन 
वाला (पं०) नास्तिक दाशनिकों का सम्प्रदाय जो यह 
मानता है कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट 
होकर नया बनता रहता हैं । 
क्षणतु: | क्षण --अतु | घाव, फोड़ा । 


( ३१५ ) 


क्षणनम | क्षण + ल्यूट | क्षति पहुँचाना, मार डालना, 
घायल करना । क्‍ 

क्षणिक (वि०) [क्षण-+ठन्‌ ] क्षणस्थायी, अचिरस्थायी 
5-स्वप्नंष क्षणिकसमागमोत्सवश्च---रघ्‌ ० ८।९२, एक- 
स्य क्षणिका प्रीतिः--हि० १।६६,---का बिजली । 

क्षणिन (वि०) (स्त्री०--नी ) [ क्षण--इनि | . अवकाश 
रखने वाला 2. क्षणस्थायी,--नी बिजली । 

क्षत (वि०) [क्षण-|-क्त] घायल, चोट लगा हुआ, क्षति- 
ग्रस्त, काटा हुआ, फाड़ा हुआ, चीरा हुआ, तोड़ा हुआ, 
--दे० क्षण---रक्‍तप्रसाधितभव: क्षतविग्रह्ारच-बेणी ० 
१।७, रघु० १।२८, २।५६, ३।५३,---तम्‌ . खरोच 
2, घाव, चोट, क्षति--श्षते क्षारमिवासह्यं जातं तस्यव 
दर्शनम्‌--उत्तर ० ४७, क्षार क्षते प्रक्षिपनू---मृ च्छ ० 
५।१८ 3. भय, विनाश, खतरा--क्षतात्‌ किल त्रायत 
इत्यदग्र:--रघु० २॥५३। सम०--अरि (वि०) 
विजयी,---उदरम्‌ पेचिश,---कासः आधात से उत्पन्न 
खांसी,--जम 4. रुधिर---स छिन्नमलरः क्षतजेन रेण 
--रघु० ७।४३, वेणी ० २।२७ 2. पीप, मवाद,-योनि 
(स्त्री०) भ्रष्ट स्त्री, वह स्त्री जिसका कौमाये भंग 
हो च॒कां हो,--विक्षत (वि०) विक्षतांग, जिसका 
शरीर बहुत जगह से कंट गया हो, तथा घावों से 
भरा हो,--वकत्तिः (स्त्री०) दरिद्रता, जीविका के 
साधनों से वंचित,--बश्नतः वह विद्यार्थी जिसने अपनी 
धामिक प्रतिज्ञा या ब्रत भंग कर दिया हो । 

क्षतिः (स्त्री०) [ क्षण--क्तिन्‌_ ] 4. चोट, घाव 2. नाश, 
काट, फाड़-विदस्रब्धं क्रियतां वराहततिभिः मस्ताक्षति 
पल्‍्वले---श० २।६ 3. (आलं०) बर्बादी, हानि 
नुकसान--सुखं संजायते तेभ्यः सर्वभ्योष्पीति का 
क्षति:--सा० द० १७ 4. छ्वास, क्षय, न्यूनता-प्रताप- 
क्षतिशीतला:---कु० २।२४, हि० १।११४ । 

क्षत्तु (प०) [क्षद--त्‌ृच] . जो काटने और रूपरेखा खोदने 
का काम करता हे- (मृतिकार या संगतराश ) 2. परि- 
चारक, द्वारपाल 3. कोचवान, सारथि 4. शद्गपिता 
तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान-तु० मन्‌० १०९ 

दासी का पुत्र (उदा० विदुर) 6. ब्रह्मा, 77 मछली । 

क्षत्रर, त्रम्‌ | क्षण-- क्विप्‌-- क्षत्‌ू, ततः त्रायते--त्र--क ] 
. अधिराज्य, शक्ति, प्रभता, सामथ्य 2. क्षत्रिय जाति 
का पुरुष--क्षतात्किल ज्रायत इत्यदग्न: क्षत्रस्य शब्दों 
भवनंष्‌ रूढ:--रघ० २॥५३, ११।६९, ७१-असंदयं 
क्षत्रपरिग्रहक्षमा--दा ० १।२१, मन० ९।३२२॥। सम० 
-अन्तकः परशुराम का विशेषण,---धर्मः 4. बहादुरी 
सनिक श्रवीरता 2. क्षत्रिय के कर्तेब्य,---प: राज्यपाल 
उपशासक,--बन्धुः 4. क्षत्रिय जाति का पुरुष--मनु ० 
२।३८ 2. क्षत्रिय मात्र, अपक्षत्रिय, घणित या निकम्मा 
क्षत्रिय, तु० ब्रह्मबंध । 


क्षत्रियः [ क्षत्रे राष्ट्र साध तस्यापत्यं जातो वा घः तारा० |] 
दूसरे वर्ण या सनिक जाति का पुरुष--ब्नाह्मणः क्षत्रियो 
वश्यस्त्रयो वर्णा: द्विजातय:--मनु० १०४। सम० 
-हणः परशुराम का विशेषण | 

क्षेत्रियका, क्षत्रिया, क्षत्रिथिका [| क्षेत्रिया -+ कन्‌ +-टाप, 
ह्ृस्वः--क्षत्रिय --टापू--क्षत्रिया --- कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌ 
वा | क्षत्रिय जाति की स्त्री । 

क्षत्रियाणी [ क्षत्रिय-+-डीष्‌, आनक ] 4. क्षत्रिय जाति की 
स्‍त्री 2. क्षत्रिय की पत्नी । 

क्षत्रियी [ क्षत्रिय-+-डीष्‌ | क्षत्रिय की पत्नी । 

क्षंत (वि०) (स्त्री०--त्री) [ क्षम्‌+तृच्‌ | प्रशान्त, 
सहिष्णु, विनम्र । 

क्षप (भ्वा०--क्षपति--ते, क्षपित) उपवास करना, संयमी 
होना--मनु० ५।६९, (प्रंर० या चुरा० उभ०--क्षप- 
यति--ते, क्षपित) 4. फेकना, भेजना, डालना 
2. चूक जाना 

क्षपणः [क्षप्‌+ल्यूट | बौद्धभिक्षु-णम्‌ . अपवित्रता, अशोच 
2. नाश करना, दबाना, निकाल देना । 

क्षपणक: [ क्षपण--कन ] बौद्ध या जेनसाघु--नग्नक्षपणके 
देश रजक:ः कि करिष्यति--चाण० ११०, कथं प्रथम- 
मेव क्षपणक:--मुद्रा ० ४ । 

क्षपणी | क्षप-+-ल्यूट्‌-+-डीप्‌ ] . चप्पू 2. जाल । 

क्षपण्यु: [ क्षप--अन्यू, णत्वम्‌ | अपराध | 

क्षपा [ क्षप--अच्‌ ---टाप्‌ ] 4. रात--विगमयत्य न्निद्र एव 
क्षपा:--श० ६॥४, रघु० २।२०, मेघ० ११० 
2. हल्दी । सम ०-अठः . रात म॑ घूमने वाला 2. राक्षस, 
पिशाच - ततः क्षपाट: पृथुपिगलाक्ष:--भद्ठगि ० २।३० 
--कफरः,--नाथः . चन्द्रमा 2. कप्र--घनः काला 
बादल,---चरः राक्षस, पिशाच । 

क्षम (भ्वा०, आ०--क्षमते, क्षाम्यति, क्षान्त या क्षमित) 
. अनुमति देना, इजाजत देता, चलने देना---अतो 
त॒पाइचक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य 
--रघ ० ७)३४, १२।४६ 2. क्षमा करना, माफ कर 
देना (अपराध आदि )-क्षान्तं न क्षमया भतु० ३॥१३, 
क्षमस्व ॒ परमेश्वर, निध्नस्य मे भतृनिदेशरोक्ष्यं देवि 
क्षमस्वेति बभूव नम्न:--रघु० १४॥५८ 3. धर्यवान्‌ 
होना, चुप होना, प्रतीक्षा करना--रघु० १५४० 
4. सहन करना, गम खा जाना, भगतना- अपि 
क्षमन्तेउस्मद्पजा पं प्रकृतवः-मुद्रा ० २, नाज्ञाभज्भुकरान्‌ 
राजा क्षमेत स्वसुतानपि--हि० २।१०७ 5. विरोध 
करना, रोकना 6. सक्षम या योग्य होना--ऋते रवे: 
क्षालयितु क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभ:-शि० 
१।३८, ९।६५ | 
(वि०) [ क्षम्‌+अच | . घंयंवान्‌ 2. सहनशील 
विनम्र 3. पर्याप्त सक्षम, योग्य (समास मे या संबं० 


( २१६ ) 


अधि० अथवा तुमृन्नंत के साथ )-मलिनो हि यथादर्शों 
रूपालोकस्य न क्षमः--याज्ञ ० ३।४१, सा हि रक्षण- 
विधो तयो: क्षमा--रघु ० ११५, हृदयं न त्ववलंबितु 
क्षमा:---२रघधु० ८।५९--गमनक्षम, निमूलनक्षम आदि 
4. समपय॒कत, योग्य, उचित, उपयुक्त---तन्नो यद॒क्‍्त- 
मशिवं न हि तत्क्षमं ते--उत्तर० १।१४, “आत्मकर्म 
क्षमं देह क्षात्रो धर्म इवाश्चित:---रघ्‌० १।१३, श० 


५।२६ 5. योग्य, समर्थ, अनरूप--उपभोगक्षमे देश , 
--विक्रम० २, तप: क्षमं साधयितं य इच्छुति --श० ' 


१।१८ 6. सहने योग्य, सह्य 77 अनकल, मित्रवत्‌ । 
क्षमा [ क्षम--अझरू-+-टाप |] व. धय, सहिष्णता, माफी 
--पक्षिमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भषणम---हि ० 
२, रघु० १२२, १८।९, तेज: क्षमा वा नेकान्त 
कालज्ञस्य महीपते:-शि० २॥८३ 2. पृथ्वी 3. दुर्गा-का 
विशषण । सम०-ज: मंगलग्रह,-भज--भज: राजा । 


क्षमित (वि०) (स्त्री०--त्री ), क्षमिन (वि०) (स्त्री० 
>जनी) [ क्षम्‌+तृच्‌, क्षम-घिन्‌ ण्‌, स्त्रियाँ डीप 
च, | घयवानू, सहनशील, क्षमा करने के स्वभाव 
वाला--काम क्षाम्यत्‌ यः क्षमी--शि० २।४३, याज्ञ० 
२॥२००, ११३२ । 
| क्षि-अच्‌ | , घर, निवास, आवास---यातनाश्च 
यमक्षयं->मनु० ६।६१, नि्जगाम पुनस्तस्मात्क्षयात्रा- 
रायणस्य ह--महा ०, 2. हानि, हास, छीजन, घटाव 
पतन, न्‍्यूनता-आयःक्षय:-रघ० ३।६९, धनक्षय वधति 
जाठराग्नि:--पंच० २।१७८ इसी प्रकार चन्द्रक्षय 
क्षयपक्ष आदि 3. विनाश, अंत, समाप्ति--निशाक्षये 
याति हियेव पाण्डताम्‌ू--करतु० १।९, अमर ६० 
4 आर्थिक क्षति--मनु० ८।४०१ 5. (मूल्य आदि 
का ) गिरना 6. हटाना 7. प्रलुय 8. तपेदिक 9. रोग 
0. निर्गुणता, (बीजगणित में) ऋण । सम०--कर 
(क्षयंकर भी) (वि०) नाश या तबाही करने वाला, 
बर्बादी करने वाला,--काल: . प्रलयकाल 2. अवनति 
का समय,--काप्त: तपेदिक की खांसी,-पक्ष: कृष्णपक्ष, 
अँधेरापक्ष --यक्ति: (स्त्री० ),--- योग: नाश करने का 
अवसर,--रोगः तपेदिक, राजयक्ष्मा,-वाय: प्रलयकाल 
की हवा,--संपद्‌ (स्त्री०) सवनाश, बर्बादी । 
क्षयथ | क्षि+-अथूच्‌ ] तपेदिक के रोगी की खांसी 
तपेदिक । 
क्षयिन (वि०) (स्त्री०--णी) [ क्षय--इनि ] . ह्वास- 
मान, मर्सानें वाला--आरम्भग्‌्वी क्षयिणी क्रमेण 
-भत्‌० २।६०, ह्वासोन्म्‌ ख, क्षीयमाण-न चाभूत्ताविव 
क्षगी-रघ्‌० १७।७१, मनु० ९।३१४ 2. क्षयरोगग्रस्त 
3. नव्वर, भंग्र--(प्‌० ) चन्द्रमा । 
क्षयिष्ण (वि०) [ क्षि--दृष्णूच्‌ | 4. बरबाद करने वाला 
नाश कारी 2. नश्वर, भंग्र । 


क्षय: 


क्षर (भ्वा० पर०-शक्ष रति, क्षरित) (इसका प्रयोग अक्मंक 
तथा सकमंक दोनों प्रकार से होता हैं) . बहना, 
सरकना 2. भेज देना, नदी की भाँति बहना, उडेलना, 
निकालना---रघु ० १३।७४, भद्ठवि० ९॥८ 3. बूद-बूँद 
करके गिरना, टपकना, रिसना 4. नष्ट होता, घटना, 
मिटना 5. व्यथ होना, प्रभाव न होना--यशोअ्नतेन 
क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌--मन्‌ ० ४॥२३७ 
6. खिसकना, वड्चित होना (अपा० के साथ ) ([प्रेर॒० 
--क्षारयति ) आरोप रूगाना, बदनाम करना (प्राय: 
आः उपसग्े के साथ ), बि---, पिघलना, घुल जाना । 


(वि०) [ क्षर-|-अच्‌ | . पिघलने वाला 2. जंगम 

3. नश्वर--क्षर: सर्वाणि भूतानि क्टस्थो&क्षर उच्यते 

“>भग० १५।१६,--रः बादल,--रन्‌ . पानी 

2. शरीर । 

क्षरणम [ क्षर--ल्यट |] 4. बहने, टपकने, बद-बँद गिरने 
और रिसने की किया 2. पसीना आ जाना--अछझुग 
लिक्ष रणसब्नवतिक:--रघु० १९।१८ । 

क्षरिन्‌ (१०) [ क्षर--इनि ] बरसात का मौसम । 

क्षक्क (चरा०-उभ०--क्षालयति--ते, क्षालित) . धोना, 
धो देना, पवित्र करना, साफ करना--ऋते रवेः 
क्षालयित्‌ क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमस नभः. 
>शि० १३८, हि० ४॥६० 2. मिटा देना-( अयशः ) 
तेषामनग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षालयात्मनः-महा ०,, बि---, 
घोकर साफ करना -- रघु ०-- ५।४४ । 

क्षवः क्षवथ: [ क्षु+अप्‌, अथच वा | 4. छींक 2. खांसी । 

क्षात्र (वि०) (स्त्री०--त्री) [ क्षत्र+-अण्‌ ] सेनिक 
जाति से संबंध रखने वाला---क्षात्रो धर्म: श्रित इव 
तन॑ ब्रह्मघोषस्य गप्त्ये--उत्तर० ६।९, रघ० ११३ 
>>त्रम्‌ . क्षत्रिय जाति 2. क्षत्रिय के गण--गीता 
इस प्रकार बतलाती ह 'शौय तेजो धतिर्दाक्ष्यं यद्धे 
चाप्यपलायनम, दानमीश्वरभावदच क्षात्र कर्म स्वभाव- 
जम्‌--भग० १८।॥४३ । 

क्षान्‍्त (भू० क० क०) [ क्षम्‌-+क्‍त | !. धेयंवान, सहन- 
शील, सहिष्ण 2. क्षमा किया गया,--ता पृथ्वी । 

क्षान्ति: (स्त्री०) [ क्षम-- क्तिन्‌ ] !. धंयं, सहनशीलता 
क्षमा--क्षांतिश्चेद्रवननन किम्‌--भत्‌ ०» २॥२१, भग० 
१८।४२ । 

क्षान्तु (वि०) [ क्षम--तुन्‌, वद्धि | धयंवान, सहनशील, 
“तुः पिता । 

क्षाम (वि०) [ क्ष---क्त | . दग्ध, झुलसा हुआ 2. क्षीण, 
पतला, परिक्षीण, कश, दुबला-पतला - क्षामक्षाम 
कपोलमाननम्‌---श० ३।१०, मध्य क्षामा--मेघ० ८२, 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनम्‌ -८०, ८९ 
3. क्षद्र, तुच्छ, अल्प 4. दुबंछ, निःशक्त । 

क्षार (वि०) [ क्षर--ण बा० | संक्षरणशील, क्षारक या 


कार 


(( २१७ 9) 


दाहक, तिक्‍्त, चरपरा, कटु, खारी,---रः . रस, अक 


2. शीरा, राब 3. कोई क्षारीय या खट्ठा पदार्थ--शक्षते 
क्षारमिवासद्यं जात॑ तस्येव द्शनम्‌--उत्तर० - ४॥७, 
क्षारं क्षते प्रक्षपन---मुच्छ० ५।१८, (क्षार क्षते क्षिप्‌ 
---एक लोकोक्ति बन गया हँ--इसका अर्थ हैं 'पीडा 
को जो पहले से ही असहद्य हैँ और बढ़ा देना रे 
को ओर अधिक बूरा कर देना “जले पर नमक 
छिड़कना' 4. शीशा 5. बदमाश, दा,--रम 4. काला 
नमक 2. पानी। सम०--अच्छम सम्‌द्री नमक, 
“अजड्जनम्‌ सज्जी का लेप,--अम्बखारी रस या 
खारा पानी,--उदः,---उदकः,---उदधिः,---समृुद्रः खा रा 
समुद्र,---त्रयं,--तितयम्‌, सज्जी, शोरा, सुहागा,-नदी 
नरक में खारे पानी की नदी,--भूमिः (स्त्री०), 
--मत्तिका रिहाली भूमि-किमांइचर्य क्षारभमो प्राणदा 
यमदूतिका--उज्धूट,--मेलकः खारा पदार्थ,--रसः 
खारा रस । 

क्षारक: | क्षार--कन्‌ ] 7. खार, रेह 2. रस, अक 
3. पिंजरा, पक्षियों के रहन की टोकरी या जाल 
4. धोबी 5. मंजरी, कलिका । 

क्षारणम,-णा [ क्षर+णिच्‌ -|-ल्‍ल्यूटू, यच वा ] दोषारोपण, 
विशेषकर व्यभिचार का । 

क्षारिका [ क्षर+ण्वुल-- टाप्‌, इत्वम्‌ | भूख । 

क्षारित (वि०) 7. खारे पानी में से टपकाया हुआ 
2. जिस पर (व्यभिचार) का मिथ्या अपवाद लगाया 
गया हो । 

क्षालनम [ क्षक--णिच्‌+ल्यूट ] 4. धोना, (पानी से 
घोकेर) साफ करना 2. छिड़कना । 

क्षाल्ति (वि०) [क्षक--णिच्‌ --क्त | . धोया हुआ, साफ़ 
किया हुआ, पवित्र किया हुआ 2. पोंछा हुआ, प्रतिदत्त 
(बदला चकाया हुआ )--उत्तर० १।२८ । 

क्षि] (भ्वा० पर०--क्षयति, क्षित या क्षीण) 4. मुर्साना, 
छीजना 2. राज्य करना, शासन करना, स्वामी होना । 

] (भ्वा०, स्वा०, क्रया०--पर०--क्षयरति, क्षिणोति, 

क्षिणाति) . नष्ट करना ग्रस्त कर लेना, बर्बाद 
करना, भ्रष्ट करना- न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति 
--रघू ० २।४० 2. न्यून करना, बर्बाद करना 
--रघु० १९।४८ 3. मार डालना, क्षति पहुंचाना 
-- (कर्मवाक्य--क्षीयते) . बर्बाद होना, घटना, 
नष्ट होना, न्‍्यून होना (आलुं० भी )--प्रतिक्षणमय 
काय: क्षीयमाणो न लक्ष्यते--हि० ४।६६, प्रत्यासन्न- 
विपत्तिमढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते--पंच० र२॥४, 
अमरु ९३, भतं ० २१९, (प्रर०--पक्षेययति या क्षप- 
यति ) 4. नष्ट करना, दूर हटा देना, समाप्त कर देना 
--ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत- 
शक्तिरात्मभ्‌:--श० ७॥३५, रघ० ८।४७, मेघ० ५३ 


2. समय बिताना, अप---, घटना, क्षीण होना, न्यून 
होना, परि--.., प्र---, सम्‌---, !. कम होना, क्षीण 
हीना 2. कृश होना, दुबला-पतला होना । 


क्षितिः (स्त्री०) [क्षि+क्तिन्‌ ] . पृथ्वी 2. निवास, 
आवास, घर 3. हानि, विनाश 4. प्रलय। सम०--ईश्:, 
“ईश्वर: राजा--रघृ० १॥५, ३।३, ११।१,- कण: 
धघल,--कम्पः भूचाल,-क्षित्‌ (पुं०) राजा, राजकुमार, 
-जः . वक्ष 2. गंडोआ, कंचुआ 3. मंगल ग्रह 
4. विष्णु के द्वारा मारा गया नरक नाम का राक्षस 
(--जम्‌ ) जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत 
होते हैं, (-“- जा) सीता का विशेषण,---तलूम्‌ पृथ्वी 
को सतह,--देवः ब्राह्मण,--धरः पहाड़ कु० ७९४ 
“-ताथ:,--१:,--पतिः,--पाल:,--भज्‌ (प्‌०) 
“-रक्षिन्‌ (१०) राजा, प्रभु--रघु० २।५१, ५॥७६, 
६८६, ७३, ९।७५,-पुत्रः मंगल ग्रह,-प्रतिष्ठ (वि० ) 
पृथ्वी पर रहने वाला, -भूत्‌ (पुं०) . पहाड़--सवे- 
क्षितिभूतां नाथ--विक्रम० ४॥२७ (यहाँ इस शब्द ' 
का अर्थ 'राजा' भी है) कि० ५।२०, कऋतु० ६।२६ 
2. राजा,--भण्डरूम्‌ भूमंडल,--रन्प्रम खाई, खोडर, 
रुह (१०) वृक्ष,--वधन: (पुं०) शव०, मुर्दा शरीर, 
->वृत्ति: (स्त्री "2 पृथ्वी की गति, घंयंयक्तव्यवहार, 
- व्यूदास: गुफा, बिल। 


क्षिद्र: [ क्षिद-- रक्‌ | . रोग 2. सूर्य 3. सींग । 
क्षिप्‌ (तुदा० उभ०- अभि, प्रति या अति पूर्व होने पर 


पर०--, दिवा० पर० क्षिपति--ते, क्षिप्यति, क्षिप्त) 
. फेकना, डालना, भेजना, प्रेषित करना, विसजंन, 
जाने देना (अधि० या कभी कभी संप्र० के साथ) 
-मरुछ्ूय इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भय इत्यपि--मनु ० 
३।८८, शिलां वा क्षेप्स्यते मयि--महा०, का० १२, 
कई आह अन्न भी, भतृ ० ३।६७ 2. रखना, पहनना, 
लगाना--खस्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशद्भुया 
-“श० ७।२४, याज्ञ ० १२३०, भग० १६।१९ 3. आरो- 
पित करना, लगाना (कलंक आदि) --भ्‌त्ये दोषान 
क्षिपति--हि० २ 4. फेंक देना, डाल देना, उतार 
देना, मुक्त होना-कि कूमंस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां 
न क्षिपत्येष यत्‌--मुद्रा० २।१८ 5. दूर करना, नष्ट 
करना--मा० ११७ 6. अस्वीकार करना, घृणा करना 
7. अपमान करना, भर्सना करना, दुर्वचन कहना, 
धमकाना->मनु ० <८।२३१२, २७०, शा० ३॥१०, 
अधि- , . निन्दा करना, कलंक लगाना 2. नाराज 
करना, अपवाद करना 3. आगे बढ़ जाना, अब. 
4. उतार फंकना, छोडना, त्यागना 2. तिरस्कार 
करना, भरत्सना करना, आ---, . फेंकना, डाल देना, 
प्रहार करना 2. सिकोडना 3. वापिस लेना, छीनना, 
खींचना, ले लेना--अग्रपादमाक्षिप्य--रघु० ७।७, 


( ३२१८ )) द 


भतं ० १।४३, मेघ० ६८ 4. संकेत करना, इशारा 
करना 5. परिस्थितियों से अनुमान लूुगाना--जात्या 
व्यक्तिराक्षिप्यते 6. (तक के रूप में) आशक्षेप करना 
7. अवहेलना करना, उपेक्षा करना 8. तिरस्कार 
करना, उद--, उछालना--ऋतु ० १।२२, उप--, 
. डालना, फेंकना--वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुप- 
क्षिपत:--मा ० ५।३१ 2. संकेत करना, इशारा करना 
निष्कर्ष निकालना--छल्न॑ं कार्यमुपक्षिपन्ति --मुच्छ ० 
१५३ 3. आरम्भ करना, शुरू करना 4. अपमान 
करना, डोटना-फटका रना, नि---, !. नीचे रखना, 
स्थापित करना, धर देना -न्याज्ञ ० १।१०३, अमरु 
८० 2. सौंपना, देख रेख में सुपुद करना,--मनु ० ६। 
३, ३।१७९, १८० 3. शिविर में रखना 4. फेंक देना 
अस्वीकार करना 5. प्रदान करना, परि--., . घेरना 
गड़ास्नोत:परिक्षिप्म्‌--कु० ६।३८ 2. आलिगन 
करना, पर्या--, बाँघना, (बालों को) एकत्र करना 
--(कैशान्तं) पर्याक्षिपत्‌ काचिदृदारबन्धम्‌--कु० 
७। १४, प्र--, . रखना, डालना--नामेघ्यं प्रक्षिपेदग्नौ 
“मनु ० ४॥५३, क्षारं क्षते प्रक्षिपन--मच्छ ० ५।१८ 
2, बीच मे डालना, अन्तहित करना-इति सूत्र केश्चि- 
त्प्रक्षिप्तं--कयट, बि-., . फेंकना, डालना 2. मन 
मोड़ना 3. ध्यान हटाना, सम्ृ--, 4. संचय करना 
ढेर लगाना--आतपात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निषादिभि 
--रंघु० १५२, भट्टि० ५॥८६ 2. पीछ हटना, नष्ट 
करना 3. छोटा करना, कमी करना, संक्षिप्त करना 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीघंेयामा त्रियामा--मेघ ० 
१०८, मन्‌ ० ७।३४ | 


क्षपणम्‌ [ क्षिप्‌ क्यू न्‌ बा० ] . भेजना, फेंकना, डालना 
2. सिड़कना, दुर्वेंचन कहना । 

क्षिपणिः.--णी (स्त्री०) [ क्षिपू-/ अनि, क्षिपणि-+-डीष ] 
। चप्प 2. जाल 3, हथियार,--णि: प्रहार । 

क्षिपण्य: [ क्षिप॒+कन्यूच्‌ ] . शरीर 2. बसंत ऋतु । 

क्षिपा | क्षिप+-अरहू--टाप ] . भेजना, फेंकना, डालना 
2. रात्रि | 

क्षिप्त (भू० क० क्ृ०) [क्षिप-+क्‍त | 4. फेंका हुआ, बिखेरा 
हुआ, उछाला हुआ, डाला हुआ 2. त्यागा हुआ 
3. अवज्ञात, उपेक्षित, अनादत 4. स्थापित 5. घ्यान 
हटाया हुआ, पागल ([दे० क्षिप्‌ ),--प्तम गोली लगने 
से बना घाव | सम०--क्क्‍्क्र: पागल कुत्ता,-चित्त 
(विः०) उचाट मन, विमना,--देह (वि०) प्रसतशरीर, 
लेटा हुआ | 


क्षिप्ति: (स्त्री०) [ क्षिप+क्तिन्‌ ] . फेंकना, भंज देना 
(पहेलियाँ आदि के) कूट अर्थ को प्रकट करना | 

छ्षिप्र (वि०) [क्षिप+रक |] (म० अ०-क्षपीयस, उ० अ० 
क्षैपिष्ठ) सजीव, आशुगामी,-- प्रम्‌ (अव्य०) जल्दी 


फूर्ती से, तुरन्त-बविनाशं ब्रजति ज्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि 
““मनु० ३।१७९, शा० ३।६, सा ० २।४४ | सम० 
--कारिन्‌ (वि०) आशकारी, अविलम्बी । 

क्षिया [क्षि|-अह-टाप | . हानि, विनाश, बर्वादी, ह्वास 
2. अनौचित्य, सवसम्मत आचार का उल्ल्घन--उदा ० 
स्वयमहरथन याति उपाध्यायं पदाति गमयति-- 

. सिद्धा० । 

क्षोजनम [क्षीज्‌+यूट | पोले नरकुलों में से निकली हुई 

सरसराहट की घ्वनि 


क्षीण (वि०) [क्षि+क्‍त, दीघ:] . पतला, कृश, क्षय- 
प्राप्त, निबंल, घटा हुआ, थका हुआ या समाप्त, खच 
कर डाला हुआ--भार्या क्षीणंषु वित्तेषु (जानीयात्‌ ) 
हि० १७७२, इसी प्रकार-- क्षीण: शजी, क्षीण पुण्य 
मत्यलोक॑ विशन्ति 2. सुकुमार, नाजक 3. थोड़ा अल्प 
4. निर्धन, संकटग्रस्त 5. शकितिहीन, दुर्बल | सम० 
--चन्द्र: घटता हुआ अर्थात्‌ कृष्णपक्ष का चन्द्रमा 
--धन (वि०) जिसके पास पंसा न रहा हो, निधन 
--पाप (वि०) जो अपने पाप कर्मो का फल भूगत कर 
निष्पाप हो गया हो,--प्रण्य (वि० )जो अपने सब पुण्य 
कर्मों का फल भोग चूका हो, तथा अगले जन्म के 
लिए जिसे और पुण्य कार्य करने चाहिए,--मध्य 
(वि०) जिसकी कमर पतली हो,--वासिन्‌ (वि०) 
खंडहर में रहने वाला,--बिक्रान्त (वि०) साहसहीन, 
पौरुषहीन--ब॒तच्ति (वि०) जीविका के साघनों से 
वेज्चित, बेरोजगार । 

क्षीब, क्षीब दे० क्षीव्‌, क्षीव । 


क्षीर:--रमं |घस्यते अद्यसे घस-+ईरन, उपघालोप:, 
घस्य ककार: षत्वं च] 4. दूध,--हंसो हि क्षीरमादत्ते 
तन्मिश्रा वर्जयत्यप:-- श० ६।२७ 2. वक्षोंकादूधिया 
रस--य तत्क्षी रख्नतिसुरभयो दक्षिणन प्रवत्ता:--मेघ० 
१०७, कु० १।/९ 3. जल | सम ०--अद: शिश्‌, दूघ- 
पीता बच्चा,-ब्धि: दुग्धलागर जः . चन्द्रमा 
2. मोती, जम समुद्री नमक, जा -तनया लक्ष्मी का 
विशेषण,--आह्वूः सनोवर का वक्ष,--उदः दुग्धसागर 
--प्तीरोदवेलेव सफेनपुञ्जा--कु० ७॥२६,  तनय 
चन्द्रमा, तनया, सुता लक्ष्मी का विशेषण,---उदधि 
क्षीरोद,---ऊसि: दुग्धसागर की रूहर- -रघृ० ४।२७ 
--औदन: दूध में उबाले हुए चावल,--कण्ठः दूधपीता 
वच्चा (कण्ट में दूध रखने वाला )-त्वया तत्क्षीर- 
कण्ठन प्राप्तमारण्यक व्रतम---महावी ० ४॥ ५२, ५।११, 
-जम्‌ जमा हुआ दूध,--द्रम: अव्वत्थवक्ष,--धात्री 
दूध पिलाने वाली नौकरानी, धाय,--थिः,--निधि 
दुग्धभागर--इन्दु: क्षीरनिधाधिव-रघ ० १।१२,--धेन 
(स्त्री०) दूध देने वाली गाय,--नीरम . पानी और 
दूध 2. दूध जैसा पानी 3. गाढ़ालिंगन,--पः बच्चा 


( २१९ ) 


--वारि:,---वारिधिः, दुग्ध 
हुआ दूध,--बक्ष: . बड़, गूलर, पीपछ और मधक नाम 
के वृक्ष 2. अंजीर,--शर: मलाई, दूध की मलाई 
“समुद्र: दुग्धसागर,---सार: मकक्‍्खन,--- हिडीर: दूध के 
झाग या फन । 

क्षीरिका [ क्षीर--ठन्‌ --ठाप | दूध से बना भोज्य पदार्थ । 

क्षीरिन्‌ (वि०) [ क्षीर-+इनि | दूधिया दुधार दूध देने 
वाला । 

क्षीव््‌ (स्वा०--दिवा ०, पर०--क्षीवत्ति, क्षीव्यति) 4. मत- 
वाला होना, मदोन्‍्मत्त होना, नशे में होना 2. थूकना, 
मुंह से निकालना । 

क्षीव (वि०) [ क्षीव्‌ृ+क्त नि० |] उत्तंजित, मतवाला, मदो 
न्मत्त--भ्रुव जये यस्य जयामतेन क्षीव: क्षमाभतरभ- 
त्कृपाण:--विक्रमांक ० १।९६, क्षीवों दुःशासनासजा 
-“-वेणी ० ५।२७ । 


क्षु (अदा० पर--क्षौति, क्षत) . छींकना---अवयाति 
सरोषया निरस्ते कृतकं कामिनि चक्ष॑वे मगाक्ष्या--शि० 
९।८३, चोर० १०, भट्टि० १४॥७५ 2. खाँसना । 

क्षुण्ण (भू० क० ०) [ क्षुद--क्त ] . कूटा हुआ, कुचला 
हुआ--रघु० ११७ 2. (आलं० ) अभ्यस्त, अनगत 
“ लुद्रजनक्षुण्ण एप मागः---का ० १४६ 3. पीसा हुआ 
“पदे० क्षुद्र । सम०--मनस्‌ (वि० ) पश्चात्तापी, पछ- 
तानें वाला । 

क्षुत्‌ (स्त्री०), क्षुतम,--ता [ क्षु+क्विप्‌, तुगागम:; क्षर-- 
क्त, क्षत-टाप | छींकने वाली, छींक । 

क्षुद॒ (रघा०, उभ०--ल्षुणत्ति, क्षुते, क्षुण्ण) 4. कुचलना 
घिसना, (परों से) कुचल डालना, रगड़ना, पीस देना 
-क्षुणकझ्षि सर्पान्‌ पाताले--भट्ठि ० ६।३६, ते त॑ व्या- 
शिषताक्षौत्सु: पादेदनन्‍तैस्तथाक्छिदनू-- १५१४३, १६।६६ 
2. उत्तजित करना, क्षुब्ध होना (आ०), प्र---, कुच- 
लना, खरोंचना, पीसना--मित्रघ्नस्य प्रच क्षोद गदयोगं 
विभीषण:--भद्वि ० १४॥३३ । 


क्षुद्र (वि) [क्ष्‌दू-रक] (म० अ०- क्षोदीयस्‌, उ० अ० 
--ीदिष्ट ) 4. सृक्ष्म, अल्प, छोटा सा, तुच्छ, हलूका 
2, कमीना, नीच, दुष्ट, अधम-- क्षद्रेर्णप नन॑ शरणं 
प्रप्च---कु० १।१२ 3. दुष्ट 4. क्रर 5. गरीब, दरिद्र 
6. कृपण, कजूस---मेघ० १७,--द्रा 4. मधमक्खी 
2. झगड़ाल स्त्री 3. अपाहज या विकलांग स्त्री 4. वेश्या 
-उपसुष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितरभवना:---का० १०७। 
सम०---अञ्जनम कुछ रोगों में आंखों में लगाया जाने 
वाला अंजन या छेप,--अन्त्र: हृदय के भीतर का छोटा 
सा रपध्न,--कम्बः छोटा शंख,--कुष्ठम्‌ एक प्रकार का 
हल्का कोढ़,--घण्टिका . घँघरु 2. घेंघरु वाली कर- 
घनी,--चन्दनमभ्‌ लाल चंदन की लकड़ी, -- जन्तुः कोई 
भी छोटा जीव,--दंशिका डांस, गो मकक्‍्खी,--- बद्धि 


सागर,--विकृति: जमा - 


(वि०) ओछे मन का, कमीना,--रस: शहद,---रोग: 
मामूली बीमारी (सुश्रुत में ४४ रोगों का उल्लेख 
हैं ),--शंख: छोटा शंख या घोंघा (सीपी ),--सुवर्णम 
हल्का या खोटा सोना अर्थात्‌ पीतल । 

क्षुद्छ (वि०) [ क्षुद्र-- लच्‌ ] सूक्ष्म, हल्का (विशेष कर 
रोगों व जंतुओं के लिए प्रयुक्त) 

कुध्‌ (दिवा० पर०--न्षुध्यति, क्षुधित) भूखा होना, भूख 
लगना "-भद्ठवि ० ५१६६, ६।४४, ९३९ । 

क्षुध्‌ (स्त्री०) क्षुधा [ क्षत्--क्विप, क्षध्--टाप्‌ | भूख, 
ऊ5सीदति क्षुत्र--मनु० ७।१३४, ४॥१८७। सम० 
“आतं,--आविष्ट क्षुधापीडित,--क्षाम (वि०) 
भूखा होने से दुर्बल-भट्टि ० २२९,-पिपासित (वि०) 
भूखा प्यासा,-- निवत्ति: (स्त्री०) भूख शान्‍्त होना । 

क्षुधाल्‌ (वि०) [ क्षप-- आलच्‌ ] भूखा 

लुधित (वि०) [ क्षत--क्त | भखा 

क्षुप: | क्षप-|- क ] छोटी जड़ों के वक्ष, झाड़, झाड़ी । 


कुभू (भ्वा० आ०, दिवा०, क्रया० पर०-ल्षोभते, क्षुम्यति 
क्षुम्नाति, क्षुभित, क्षुब्ध) . हिलाना, कंपित करना, 
क्षुब्ध करना, आंदोलित करना,--महा क्वद इव क्षभ्यन 
--भट्टि० ९।११८, रघु० ४॥२१, शि० ८२४ 
2. अस्थिर होता 3. लड़खड़ाना (आलं० भी), प्र- 
-“बवि,--सम_ कांपना, क्षब्ध होना, आंदोलित होना 
क्षुभित (वि०) [ क्षुम--क्त ] 4. हिलाया हुआ, आंदोलित 
आदि० -- महाप्ररूयमारुतक्षुभितपुष्करावतंक---वेणी ० 
३।२ 2. डरा हुआ 3. कद्ध । 
(वि०) [क्षुभू--क्त |] 4. आन्दोलित, चंचल, अस्थिर 
2. डॉवाडोल 3. डरा हुआ,-- ब्ध० सन्‍्थन करने का 
डण्डा--शोभेव मन्दरक्षुब्धक्षुभिताम्भोधिवर्णना--शि० . 
२।१०७ 2. रति क्रिया का विशंष आसन, रतिबन्ध । 
क्षमा | क्ष-मर्क | अलसी,एक प्रकार का सन । 
क्षुर (तुदा० पर०--श्षुरति, क्षुरित) 4. काटना, खरचना 
रेखाएं खींचना, हल से खेत में खड बनाना । 


क्षुरः | क्षर-+क | . उस्तरा -रघ्‌० ७।४६, मन्‌० ९। 
२६२ 2. उस्तरे ज॑ंसी नोक जो तीर में लगाई जाय 
3. गाय या घोड़े का सुम 4. बाण। सम०--कमंन 
( नपुं० )-- क्रिया हजामत बनाना,--चतुष्टयम्‌ हजामत 
करने को आवश्यक चार चीजें,--- धानम,--भाण्डम 
उस्तरे का खोल,--धार (वि०) उस्तरे जसा तेज 
--प्र: बाण जिसकी नोक घोड़े की नाल ज॑सी हो--तं 
क्षुरप्रशकलीकृतं कृती--रघु० ११॥२९ ९६२ 
2. खर्पी, धास खोदने का खर्पा,--मदिन, -- मण्डिन 
(पूं०) नाई। 

क्षुरिका, क्षुरी [ क्षुर+डठीष,--कन्‌--टाप हृस्वः, क्ष्र 
+डोष | . चाक, छरी 2. छोटा उस्तरा । 

क्षुरिणी [ क्षर--इनि-- छीष | नाई की पत्नी | 


क्षुरिन्‌ (१०) [ क्षुर--इनि ] नाई । 

क्षुल्ल (वि०) [ क्षुद॑ लाति ग्‌ ला ये शक 
छोटा, स्वलप। सम०--तात: पिता का छोटा 
“0० खुलल्‍ल । 

क्षुलुलक (वि०) [ क्षुल्ल--कन्‌ | . स्वल्प, सृक्ष्म 2. नीच 
दृष्ट 3. नगण्य 4. निधन 5. दुष्ट, द्षयक्त 6. बच्चा । 


क्षेत्रम [ क्षि-+-ष्टू्न | . खत, मंदान, भमि---चीयते बालि- 
शस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि:-मुद्रा ० १।३ 2. भूसंपत्ति 
भूमि 3. स्थान, आवास, भूखण्ड, गोदाम-क्रपटशतत मय 
क्षेत्रमप्रत्ययानाम--पंच० १।१९१, भतं० १।७७ 
मेघ० १६ 4. पृण्यस्थान, तीथस्थान-ल्षेत्र क्षत्रप्रधन- 
पिशनं कौरव तखजथा:--मेघ० ४६, भग० १।१, 
5. बाड़ा 6. उवरा भूमि 7. जन्मस्थान 8. पत्नी--अपि 
नाम कुलपतेरियमसव्णक्षेत्रसंभवा स्थात्‌ृ--श० १, 
मन ० ३।१८५ 9. कायक्षेत्र शरीर (आत्मा का कम 


लेत्र ) --योगिनों य॑ विचिन्वत्ति क्षेत्राम्यन्तरवर्तिनम्‌ 


--कु० ६॥७७, भग० १३॥१,२,३ 40. मन . घर, 
नगर 42, सपाट आऊ्ृति जैसे कि त्रिभुज 3, रेखा- 
चित्र । सम०--अधिदेवता किसी पुण्य भूस्थरू की 
अधिष्ठात्री देवता,--आजीव:,--कर:, कृषक, खंतिहर, 
“>-गणितम्‌ ज्यामिति, रेखागणित,--गत (वि०) 
ज्यामितीय उपपत्ति: (स्त्री०) ज्यामितीय प्रमाण, 
(वि०) . खेत में उत्पन्न 2. शरीर से उत्पन्न 
(जः) हिन्दूधरमंशास्त्र के अनुसार १२ प्रकार के पुत्रों 
में से एक, अपन पति के निरमित्त संतानोत्पत्ति करने 
के लिए विधिवत नियत किए गए किसी संबन्‍्धी द्वारा 
उसकी पत्नी में उत्पादित संतात--मनु० ९।१६७, 
१८० याज्ञ ० १६८, ६९, २।१२८,-जात (वि०) 
दूसरे पुरुष क़ी पत्नी में उत्पादित संतान,--ज्ञ (वि० ) 
. स्थानीयता को जानने वाला 2. चतुर, दक्ष (ज्ञ:) 
. आत्मा--तु० भग० ६१३॥।१९-३, मनु० १२।॥१२ 
2. परमात्मा 3. व्यभिचारी 4. किसान,-पतिः भूस्वामी 
भूमिधर,-- पदम देवता के लिए पवित्र स्थान, - पाल: 
. खेत का रखवाला 2. क्षेत्र की रक्षा करने वाला 
देवता 3. शिव का विशषण,--फलम्‌ (गणित मे) 
आकृति की लम्बाई चौड़ाई का गुणगनफल,--भक्ति: 
(स्त्री०) खेत का बँटवारा,--भूमिः (स्त्री०) भूमि 
जिस में खेती की जाय,--राश्ि: ज्याभितीय आकृतियों 
द्वारा प्रकट किया गया परिमाण,--बिद्‌ (वि०) 
र-ल्षेत्रज् (पूं०)) 4. किसान 2. ऋषि, जिसे आध्या- 
त्मिक ज्ञान हो--कु० ३।५० 3. आत्मा,--स्थ (वि०) 
पुण्य भूमि में रहने वाला । 
क्षेत्रिक (वि०) (स्त्री०-कौ)  क्षेत्र+ठन ] खत से 
सम्बन्ध रखने वाला,--कः 4. एक किसान--मनु० 
८।२४१, ९॥५३ 2. पति---मनु०९।१४५ । 


३२० ) 


गाना. 


क्षेत्रित (१०) (क्षेत्र+इनि] कषक, काइतकार, खतिहर 
>-याज्ञ ० २।१६१ 2. नाममात्र का पति-श० ५ 
3. आत्मा 4. परमात्मा भग० १३।३३ | 

क्षेत्रिय (वि०) | क्षेत्र-घ ] . खेत से संबंध रखने वाला 
2. असाध्य रोग, जिसका उपचार देहान्तर प्राप्ति पर 
ही हो अथवा इस जीवन में जिसका उपचार न हो 
सके-- -दण्डो5यं क्षेत्रियों बन मय्यपातीति साअब्रवीत- 
भट्टि० ४॥३२,--यम्‌ं 4. आंगिक रोग 2. चरागाह, 
गोचरभमि,--यः व्यभिचा री, परदाररत । 

क्षेप: [ क्षिप+-घत्)म ). फंकना, उछालना, डालना, इधर 
उधर हिलाना (अंगों की) गति--कन्दक्षपानुगम 
>-मैघ० ४७, भ्रक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌ू--कु० ३।६० 
2. फेंकना, डालना 3. भजना, प्रषित करना 4. आघात 
5. उल्लंघन 6. समय बिताना, कालक्षेप 7. विलम्ब 
देरी 8. अपमान, दुर्वंचन--क्षेपं करोति चेहूंड्य: 
न्याज्ञ ० २।२०४, किक्षेपे 9. अनादर, धणा 0 घमंड, 


अहंकार 4. फलों का गच्छा, कुसुमस्तवक । 

क्षेपकत (वि०) [ क्षिप+ण्वल ] 4. फेंकन वाला, भेजते 
वाला 2. मिलाया हुआ, बीच मे घुसाया हुआ 
3. गालियों से युक्‍तःअनादस्पूर्ण --कः बतावटी या 
बीच में मिलाया हुआ। 

क्षेपणम्‌ [ क्षिप्‌्+ल्यट्‌ | 4. फेंकना, डालना, भेजना, 
निदेश आदि देना 2. (समय) बिताना 3. भूलना 

गाली देना 5. गोफन,--णि:,-णी (्त्री०) 

. चप्पू 2. मछली फंसाने का जाल 3. गोफन या 
एसा उपकरण जिसमें रखकर ककड़ फेंके जाये। 

क्षेम (वि०) [क्षि+-मन ] . प्रसन्नता सुख और आराम 
देन वाला, शुभ, उदार, राजीखशी -धातंराष्ट्रा रणे 
हन्यस्तन्मे क्षमतर भवेत्‌-- भग० १४५ 2. समद्ध, 
आराम मं, सुखी 3. सुरक्षित, प्रसन्न, --म:,--मम्‌ 

शान्ति, प्रसन्नता, आराम, कल्याण, कुशलता---वित- 

न्वति क्षेममदेवमातकाश्वि राय तस्मिन कुरवश्चकासते- 
कि० १।१७, वरयं क्षेमं समागम्य (पच्छेत )---मनु० 
२।१२७, अधना सर्वजलचराणां क्षेमं भविष्यति-पंच० 
१।२ 2. सुरक्षा, बचाव,-क्षमेण ब्रज बान्धबान्‌ू-मच्छ ० 
७।७, सकृुशल-पंच० १।१४६ 3. संरक्षण करने वाला 
प्ररक्षा करन वाला--रघृ० १५६ 4. अवाप्त को 
सुरक्षित रखना--तु० योगक्षेम 5. मुक्ति, शाइवत 

आनन्द,--मः एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य। समण० 
-जकर ('क्षेमंकर्र भी) (वि०) मंगलप्रद शान्ति और 
सुरक्षा करन वाला । 

क्षेमिन (वि०) (णी) [ क्षेम+-इनि ] सुरक्षित, आक्रमण 
से रक्षित, प्रसन्न । 

वे (म्वा० पर० : क्षायति, क्षाम) क्षीण होना, नष्ट होना, 
कृश होना, ह्लवास होना, मुर्साना । 


क्‍ज्ाताा 


( बे२१ ) 


केण्यम्‌ [ क्षीण--ष्यडा्‌ ] 4. विनाश 2. दुबलापन, | क्षौम:-सम्‌ [ क्षु+-मन्‌--अण्‌ ] . रेशमी कपड़ा, ऊनी 


 सुकुमारता। 

फेत्रम [ क्षेत्र अण्‌ | 4. खेतों का समृह 2. खेत । 

क्षेेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ क्षीर---ढझा ] दृधिया, 
दूध जसा । 

क्षोड: [ क्षोड--- घञा_ ] हाथी बांधने का खंभा । 

क्षोणि:क्षोणी (स्त्री) [ल्षै--डोनि, क्षोणि--डीष | 
. पृथ्वी 2. एक (गणित में) । 

क्षोत्त (१०) [ क्षुद्‌--तृच्‌ | मूसली, बटूटठा । 

क्षोद: [ क्षदु-घव्म ]. चूरा करना, पीसना 2. सिल 
(जिस पर रखकर कोई चीज पीसी जाती है) 
2. धूल, कण कोई छोटा या सूक्ष्मकण--उत्तर ० ३॥२ | 
सम०--(वि०) जो जांच पड़ताल या अनुसन्धान 
मे ठहर सके । क्‍ 

क्षोदिमन्‌ (पुं०) [ क्षोद-+-इमनिच्‌ ] सक्ष्मता । 

क्षोभ: [ क्षुमु+-घञा ] 4. डोलना, हिलना, लोटपोट होना 
““मेघ० २८, ९५, इसी प्रकार काननक्षोभ: 2. हच- 
कोले खाना--रघु० १।५८, विक्रम० ३।११ 3. (क) 
आन्दोलन, डाँवाडोल होना, उत्तेजना, संवेग--स्वयंवर 
क्षीभकृतामभाव:--रघु ० ७।३, अर्थेन्द्रियक्षोभमय ग्म- 
नेत्र: पुनवेशित्वाह्ृलवन्निगृह्य--कु ० ३४६९, (ख) उक- 
साहट, चिढ़--प्राय: स्वमहिमान क्षोभात्प्रतिपद्य ते जन्तुः 
ऊझूश० ६।३१ 


क्षोभणम्‌ [ क्षुम+णिच्‌--ल्युट | क्षुब्ध करना, व्याकुल : 


करना-:ण: कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 


क्षोम:,-मम्‌ [ क्षु+मन्‌ ] घर की छत पर बना कमरा, 


चौबारा । 


“7 भुज्‌ (१०) राजा,--भूत्‌ (पुं०) पहाड़ । 
क्षौद्र: [ क्षुदर/अण्‌ | चम्पक वृक्ष,--द्रम 4. हल्कापन 
2. कमीनापन, ओछापन 3. शहद--सक्षौद्रपटलैरिव 


भ) ् 


क्षोद्रेयम्‌ | क्षौद्र/- ढऊा ] मोम । 


“रघु० ४।६३ 4. जल 5. घूलकण । सम ०-जम मोम । 


कपड़ा-क्षोौमं केनचिदिन्दुपाण्ड्तरुणा माड्ुल्यमाविष्कृतम्‌ 
“:शै० ४। ५- क्षोमान्तरितमेखले (अड्धे) रघ्‌० 
१०।८ 2. चोबारा 3. मकान का पिछला भाग,- -मम 
. अस्तर 2. अलसी,--मी सन । 

क्षीरम [ क्षुर+अण्‌ ] हजामत । 

क्षौरिक: [ क्षोर+-ठन |] नाई। 

क्ष्ण (अदा० पर०-छ्ष्णौति, क्ष्णत ) पना करना, तेज करना । 
सम्‌ू-, (आ०) तेज करना (आलं० भी) भठट॒टि० ८।४० । 


क्ष्मा [ क्षम--अच्‌ उपधालोपः | 4. पृथ्वी, (पुत्र) क्ष्मां 
लम्भयित्वा क्षमयोपपन्‍नम्‌--रघ्‌ ० १८।९, कि शेषस्य 
भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ मुद्रा० २।१८ 
2. (गणित में) एक की संख्या । सम ०--जः मंगलग्रह, 
-:प:,--पति:,--भ्रुज (पुं०) राजा,--कविक्ष्मापति: 
“गीत० १, देशानामुपरि क्ष्मापा:--पंच० १॥१५५, 
- भूत्‌ (पुं०) राजा या पहाड़ । 

क्ष्माय्‌ (म्वा० आ०-क्ष्मायते, क्ष्मायित) हिलाना, कांपना 
-“-चक्ष्माय च मही--भट्टि ० १४॥२१, १७॥२३ । 

छ्षिवड (म्वा० उभ०--क्ष्वेडति--ते, क्ष्वेट्र या क्षेडित ) भिन- 
भिनाना, दहाड़ना, चहचहाना, गुर्राना, ब॒दब॒दाना, 
अस्पष्ट ध्वनि करना--मनु ० ४।६४ । 

क्षिवड़्‌ (भ्वा० आ० ) छ्षिवद्‌ (दिवा० पर०--्ष्विद्यति, क्ष्वे- 
दित, क्ष्विण्ण), 4. गीला होना, चिपचिपा होना- 
2. (वृक्ष का दूध या) रस निकलना, रस छोड़ता, 
मवाद बहना, पसीजना, प्र--,ब॒दबुदाना, भिनभिनाना 
>भेद्वि० ७।१०३ । 


 पैबेड: | क्षिवड---घऊा, अच्‌ वा | . शब्द, शोर, कोलाहल 
क्षोणि:,-णी (स्त्री०) दे० क्षोणि। सम०--प्राचीरः समुद्र, . 


2. विष, जहर-गृणदोषो बुधो गृह्नन्निन्दुक््वेडाविवेश्व र:, 

शिरसा इलाघते पूर्व परं॑ कण्ठे नियच्छति--सुभा० 

3, आईं या तर करना 4. त्याग,--डा . शेर की 

दहाड़ 2. युद्ध के लिए ललकार, रणगुहार 3. बाँस । 
क्ष्वेडितम [ छक्षिवड-|- क्त | सिह गजना । 


क्ष्वेला | क्वेल---अ-+टाप | खेल, हंसी, मजाक । 


0 मन कि पक न 3-3 52322 बे > 23425 +- हर] 


सतत 


खः [| खब्‌ --ड | सूय,--खम्‌. आकाश--खं केशबवो5पर 
इवाक्रमितु प्रवृत्त:---मुच्छ ० ५। २, यावदगिर: खे मरुतां 
चरन्ति--कु० शे७२, मेघ० ९ 2. स्वर्ग, 3. ज्ञानेन्द्रिय 


4. एक नगर 5. खेत 6. शून्य 7. एक बिन्दु, अनुस्वार 
8. गद्धर, छा रक, विवर, रन्ध्र--मनु ० ९।४३ 9. शरीर 


४ १ 


के द्वारक (जो गिनती में ९ हैं अर्थात्‌ मुह, दो कान, 
दो आँखें, दो नाथनें, गृदा तथा जननेन्द्रिय )-खानि चेव 
स्पृशदश्द्रः--मनु ० २६०, ५३, ४। १४४, याज्ञ ० ११२० 
तु० कु० ३॥५० 40. घाव 47. प्रसन्‍नता, आनन्द 
2, अज्नक 3, कम ॥व4. ज्ञान 5. ब्रह्मा । सम० 


( र३े२२ ) 


---अठः (खे5ट:) . ग्रह, 2. राहु, आरोही शिरोबिन्दु 
-“आपगा गंगा का विशेषण,--उल्क: 4. घमकेतु 2. ग्रह, 
--उल्मक: मंगल ग्रह,-कामिनी दुर्गा,--कन्तरः शिव 
--गः . पक्षी---अधनीत खगः स नकधा तनम्‌-ने० 
२।२, मन्‌० १२।६३ 2. वाय, हवा---तमांसीव यथा 
सूर्यों वक्षानग्निधनान्खग:--महा० 3. सूय 4. ग्रह 
-उदा० आपोक्लिमे यदि खगा: स किलेन्द्वार:--तारा० 
5. टिड्ा, 6. देवता 7. बाण, 'अधिप: गरुड का विशेषण 
“अंतकः: बाज, दयेन, अभिराम: शिव का विशेषण 
आसन: व. उदयाचल 2. विष्ण का विशेषण, “इन्द्र 
“ईइबरः पति: गरुड के विशेषण, बती (स्त्रो० ) पृथ्वी 
स्थानम . वक्ष की खोडर 2. पक्षी का घोंसला 
“गंगा आक श-गंगा,-गति: (स्त्री०) हवा में उड़ान, 
--गम्ः पक्षी,- ( खे) गसनः एक प्रकार का जलकुक्कुट, 
>-गोल: आकाशमंडल, बिद्या ज्योतिष विद्या,-चमस: 
चाँद,---चर: (खेचर भी ) . पक्षी 2. बादल 3. सूर्य 
4. हवा 5. राक्षस (--री अर्थात्‌ खेचरी) . उड़ने 
वाली अप्सरा 2. दुर्गा की उपाधि,--जलरूम 'आकाशीय 
जल' ओस, वर्षा, कोहरा आदि,--ज्योतिस्‌ (पं०) 
जगन,--तमाल: . बादल 2. घआँ,--द्योत: . जगन्‌ 
+“खद्योताली विलसितनिभां विद्य॒दुन्मेषदृष्टिम--मेघ ० 
८१ 2. सूय,-च्योतन: सूय,---धूप: अग्निबाण---ममच 
खधूपानू--भट्टि० ३।५,--पराग: अंधकार,-- पुष्पम्‌ 
आकाश का फूल, असम्भवता को प्रकट करने की आलं० 
अभिव्यक्ति --इस प्रकार की ४ असंभावनाएं इस इलोक 
में बतलाई गई हैं :--मगतष्णाम्भस स्‍स्नात: शशक्षूंग- 
घनुधृतः, एष बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशंख र:--सु भा ० 
>-भम ग्रह,---भ्रान्ति: इयन,-सणि: “आकाश की मणि 
“सीलनम्‌ निद्रालता, थकावट,--मति: शिव का 
विशेषण,---वारि (तपुं० ) वर्षा का पानी ओस आदि 
>-वाष्प: बर्फ, पाला,--झ्य (खेशय भी) (वि०) 
आकाश में विश्राम करने वाला या रहने वाला,---शरो- 
रम आकाशौोय शरीर,---श्वास: हवा, वाय,--समत्थ, 
(वि०) आकाश में उत्पन्तन--सिध: चाँद 
-“स्तनी पृथ्वी,---स्फठिकम सूयकान्त या चन्द्रकान्त 
मणि---हर (वि०) जिस (राशि) का हर शून्य हो । 
खक्‍खट (वि०) [खक्ख्‌ अटन्‌ | कठोर, ठोस,--ढ: खड़िया । 
खड्धूर: | ख- #$#-+खच्‌, मुम्‌ ] अलक, बालों की लट। 
खच्‌ (म्वा०--कक्‍्या० पर०--खचति-खच्नाति, खचित) 
. आगे आना, प्रकट होना 2. पुनर्जन्म होना 3. पवित्र 
करना, (चेरा० उभ०--खचयति, खचित ) जकड़ना, 
बांधना, जड़ना द्ूद- मिलाना, गडमड करना, जड़ना 
एरघु० ८५३, ११३।५४, मुद्रा० ४॥१२ ! 
खचित (वि०) [खच्‌-+क्त | . जकड़ा हुआ, संयकत, भरा 
हुआ, अन्तमिश्रित,---शकुन्तनीडखचितं बिश्रज्जटा- 


मण्डलम-श० ७।११ 2. निश्चित, सम्मिश्रित 3. जड़ा 
हुआ, जठित', भरा हुआ (समासगत ) मणि, रत्न । 

खज | भवा० पर ०--खजति, खजित ] मंथन करना, बिलोना, 
आंदोलित करना । 

खज:ः:,-जक: | खज्‌--अच्‌ू, कन्‌ च | मथानी, रई का 
डंडा । 

खजपम्‌ | खज्‌-+कपन्‌ | घी । 

खजाक: | खज्‌ -- आक |] पक्षी । 

खजाजिका | खज्‌+अ-+टाप>--खजा, अज्‌+घण , 
खजाय आजो यस्याः ब० स०, खजाज-डीष्‌-+कन्‌ 
+टापू, हृस्वः | कड़छी, चम्मच । 

खंज (भ्वा० पर०--खज्जति ) लंगड़ाना, ठहर-ठहर कर 
चलना---खड्जन्‌ प्रभञजनजन: पथिक: पिपासु:-नै० 
११।१०७ । क्‍ 

खंज (वि०) [ खज्ज्‌ू-+ अच्‌ |] लँगड़ा, विकलांग, पंग 
--पादेन खड्जः--सिद्धा ०, मनु० ८२४२, भर्तृ० १ 
६४। सम०--खेट:,--खेलः खंजनपक्षी । 

खञजनः | खज्जू-+ल्यूद | खंजन पक्षी---स्फुटकमलोदर 
खेलितखजञ्जनयगमिव शरदि तड़ागम्‌- -गीत ० ११, नंत्र 
खञठ्जनगजञ्जनं--सा ० द०, एको हि खञ्जनव रो नलिनी- 
दलस्थ:--पृंगार० ४,७--नम्‌ लंगड़ा कर जान वाला 
सम०- रतम्‌ सनन्‍्यासियों का गृप्त मंथुन । 

खज्जना, खज्जनिका [ खज्जन--टापू, खज्जन--ठन्‌ +- 
टाप | खज्जन पक्षियों की जाति । 


खजजरीटः,--टकः, खझजलेखः |खज्ज-- ऋ + कीटन्‌, कन्‌ 


च, खज्ज--लिख--घज्ण ] खंजन पक्षी--भामि० 
२।७८, चोर० ८, मनु० ५११४, याज्ञ ० ११७४ अमरू, 
जा 
खटः [खट--अच्‌] . कफ 2. अन्धा कूआँ 3. कल्हाड़ी 
4. हल 5. घास सम० कटाहकः पीकदान,-- खादक: 
गीदड़ 2. कौवा 3. जानवर 4. शीश का बतंन । 
खटक: [खट--व॒न्‌ | 4. सगाई-विवाह तय करन का व्यव- 
साय करन वाला--तु ० घटक: 2. अधमन्दा हाथ । 


खटकामखम्‌ बाण चलाते समय हाथ की विशेष अवस्थिति । 

खटिका [खट---अच्‌--कन्‌+-टापू, इत्वम | 4. खड़िया 
2. कान का बाहरी विवर । 

खट (ड) क्किका--पाइ्वेद्वार, खिड़की । 

खटिनी, खटी [ खट-+इनि--डीपू, खट-अक्‌ --डीष |] 
खड़िया । 


खट्टन (वि०) [खद्ट+ल्य॒ट | ठिगना,-- न: ठिगना आदमी । 


खट्टा (खट +-अच्‌--टाप] 4. खाट 2. एक प्रकार का 
घास । 

खट्टिः (प्‌ ०, स्त्री०) (खट्ट + इन | अर्थी । 

खट्टिकः [खट्ट--अच्‌--ठन्‌ं | . कसाई 2, शिकारी, बहे 
लिया । 


दा कांआंगर रा आलार का सा छा 5 8३ २ 5 "बल "० बाज 28350 "5" कह 5३ बी | नल ॥ वा आह जा ०० ० खलन ण ब ०० 


( रे२३ ) 


खंट़रक (वि०) [खट्ट-+-एरक | ठिंगना । 

खटवा [खट--क्वन्‌-- ठाप] 4. खाट, सोफा, खटोला 
2. झूला, पालना । सम०---अंग सोटा या लकड़ी जिसके 
सिरे पर खोपड़ी जड़ी हो (यह शिव जी का हथियार 
समझा जाता हैँ तथा संन्‍्यासी और योगी इसे धारण 
करते हूँ )--मा० ५।४, २३ 2. दिलीप, घर, 'भृत्‌ 
(१०) शिव की उपाधियाँ,--अड्िन्‌ (पुं०) शिव का 
विशेषण,---आप्लुत,---आरूढ (वि०) 4. नीच, दुष्ट 
2. परित्यक्त, बदमाश 3. मर्ख, बेवकफ । 

खट्वाका, खटिवका [खट्वा--कन्‌--ठापू, इत्वम्‌ वा| 
खटोला, छोटी खाट । 

खड दे० खंड । 

खड: [खड --अच | तोड़ना, टकड़ टकड़े करना । 


खडिका, खडी [खड--अच्‌--डीष्‌, कन्‌, हृस्व, खड-- 
डगेष | खड़ियाँ । 

खद्भ: [खंड --गन्‌ ] . तलवार---न हि खड़ो विजानाति 
केमकार स्वकारणम्‌--उद्भूट, खज्भध॑ परामश्य आदि 
2. गेंड के सींग 3. गैंडा-रघ० ९१६२, मन्‌० ३।२७२, 
५।१८,--ज्रम्‌ लोहा । सम०---आधातः तलवार का 
घाव,---आधारः म्यान, कोश,--आमिषम भैंस का 
मांस,--आह्व: गेंडा,---कोशः म्यान,---धर: खड्गधारी 
योद्धा,--घेन:,--धेनका . छोटी तलवार 2. गेंड की 
मादा,--पत्रम तलवार को धार, -- पाणि (वि०) हाथ 
मे तलवार लिय हुए,--पात्रम्‌ भेस के सींगों का बना 
पात्र,--पिधानस्‌ -- पिधानकम्‌ म्यान,--पुत्रिका चाक 
छोटी तलवार,--प्रहार: तलवार का आधघात,---फलमभ 
तलवार का फलरूक (मूठ को छोड़ कर शेष तलवार )। 

खड्गवत्‌ (वि०) [खड -|- मतुप्‌ | तलवार से सुसज्जित । 

खड्गिक: [खज़--ठन्‌ | 4. खद्भधारी योद्धा 2. कसाई । 

खड़्गिन्‌ (वि० ) (स्त्री०--नी ) [खडग-- इनि| तलवार से 
सुसज्जित (पुं०) गेंडा । 

खड्गीकम [खड़ग---ईक बा०॥। दरांती । 

खण्ड (चुरा० पर ०--खण्डयति, खण्डित) 4. तोड़ना, काटना 
टुकड़े २ करना, कुचलना--भट्टि ० १५।५४ 2. पूरी 
तरह हराना, नष्ट करना, मिटाना--रजनीचरनाथन 
खण्डिते तिमिरे नशि---हि० ३।१११ 3. निराश करना 
भग्नाश करना, (प्रणय में) हताश करना--स्त्रीभिः 
कस्य न खण्डितं भूवि मन: -पंच० १।१४६ 4. विध्न 
डालना 5. घोखा देना । 

खण्ड:,--डम्‌ [| खण्ड -|- घञ्म ।. दरार, खाई, विच्छंद 
कटाव, अस्थिभंग 2. टुकड़ा, भाग, खंड, अंश---दिव 
कान्तिमत्खंडमेक--मेघ० ३० काष्ठ”, मांस" आदि 
3. ग्रथ का अनुभाग, अध्याय 4. समृच्चय, संघात, 
समू ह---तरुखण्डस्य -- का ० २३,--डः . चीनी, खाँड़ 
2. रत्न का एक दोष,--ड्म्‌ ।. एक प्रकार का नमक 


2. एक प्रकार का ईख, गन्ना । सम०--अ्रश्नम्‌ . बिखड़े 
हुए बादल 2. कामकेलि में दाँतों का चिह्न,--आहलि: 
(स्त्री०)) 4. तेल की एक नाप 2. सरोवर या झील 
3. वह स्त्री जिसका पति व्यभिचारी हो,--कथा छोटी 
कहानी, --काव्यम्‌ मेघदूत जंसा छोटा काव्य--परि- 
भाषा:--खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यकदेशानसारि च 
“एसा० द० ५६४, -- जः एक प्रकार को खॉड़,-- धारा 
केंची,--परशु: शिव का विशेषण---महंश्वर्य लीलाज- 
नितजगतः खण्डपरशो:--गंगा० १, यनानेन जगत्स 
खण्डपरशुदंवो हरः ख्याप्यते--महावी० २॥३३ 
2. जमदरग्नि का पुत्र, परशुराम का विशषण,-- पं 
. शिव 2. परशुराम 3. राहु 4. टूट दाँत वाला हाथी 
>-पाल: हलवाई,--प्ररूय: विश्व का आंशिक प्ररूय 
जिसमें स्वर्ग से नीचे के सब लोकों का नाश हो जाता 
है,-मण्डलूम वृत्त का अंश,-- मोंदक: खांड के लडड़ 

-लूवणम्‌ एक प्रकार का नमक,--विकारः चीनी 

>-शकरा मिसरी,--शीला असती, व्यभिचारिणी 
स्त्री । 


खण्डक:,-- कम |खण्ड--कन | ट्कड़ा, भाग, अंश,--कः ॥ 


चीनी, खांड 2. जिसके नाखन न हो । 


खण्डन (वि०) [ खण्ड--ल्यूट्‌ | ।. तोड़ने वाला, काटने 


वाला, टकड़ें २ करन वाला 2. नष्ट करने वाला, 
मारन वाला--स्मरगरलूखण्डनं मम शिरसि मण्डनम 
>-गीत० १०, भवज्वरखण्डनम-१२,---गम . तोडना 
काटना 2. काट लेना, क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना 
--- अधरोष्ठखण्डनम्‌--पंच० १, घटय भजबन्धनं 
जनय रदखण्डनं--गीत० १०, चौर० १३ 3. हताश 
करना, (प्रणय म) निराश करना 4. विध्न डालना 
रसखण्डनर्वाजतम्‌-रघ ० ९१३६ 5. ठगना, धोखा देना 
6. (तक का) निराकरण करना--नं० ६।१३० 
7. विद्रोह, विरोध 8. बर्खास्तगी । 

खण्डल:,--लम्‌ [खण्ड-- लच्‌ नि०] टुकड़ा । 

खण्डश: (अव्य० ) [खण्ड--शस | [. अंशों मं, टुकड़ों में, 'कृ 
काट कर टकडे २ करना 2. थोडा २ करके, टकड़ा २ 
कर के, टकड २ कर के । 


सण्डित (भू० क० कृ० ) [ खण्ड--क्त ] 4. काठा हुआ, 
तोड़ कर टुकड़े २ किया हुआ 2. नष्ट किया हुआ, 
घ्वंस किया हुआ 3. (तर्क का) निराकरण किया हुआ 
4. विद्रोह किया हुआ 5. निराश किया हुआ, धोखा 
दिया हुआ, परित्यक्त--खण्डितयवतिविलापम्‌-- गीत० 
८,- ता वह स्त्री जिसका पति अपनी पत्नी के प्रति 
अविश्वास का अपराधी रहा हो, और इसलिए उसकी 
पत्नी उससे ऋद्ध हो, संस्कृत साहित्य में वणित १० 
प्रकार की नायिकाओं में से एक--रघु० ५।६७, मेघ० 
३९, परिभाषा इस प्रकार की हे:--पाश्व॑मेति प्रियो 


( रे२४ ) 


यस्या अन्यसंगोगचिह्ितः, सा खण्डितेति कथिता धीरे- 
रीष्यॉकषायिता--सा० द० ११४। सम०--विग्रह 
(वि०) अंगहीन, विकलांग;,--वत्त (वि०) आचार- 
हीन, दृश्चरित्र । 

खण्डिनो (खण्ड---इनि-+-डीप |] प्‌ थ्वी । 

खदिका: (ब० व०) खील, लाजा, तलहा हुआ या भुना 
हुआ अनाज । 

खदिर: [ खद्‌--किरच्‌ ] . खर का पेड़,-न्याज्ञ ७ १।३०२ 
2. इन्द्र का विशेषण 3. चाँद । 

खन (म्वा० उभ ०-खनति-ते, खात, कर्म ० खन्यते-खायते ) 
खोदना, खनना, खोखला करना--खनन्नाखबिलं सिह: 
पंच० ३॥१७, मनु० २२१८ भट्टि० ११७, 


अभि--., खोदना, उद-, खुदाई करना, जड़ निकालना 
उन्मूलन करना, उखाड़ना (आलं० भो )-वद्भानत्खाय 


तरसा--रघ्‌ ० ४॥३६, ३२३, १४७३, मेघ० ५२, 
भट्ठटि ० १२५, १५।५५, मा० ९।३४, नि-, . खनना, 
खोदना 2. दफनाना, गाड़ता--ऊनद्विवर्ष निखनेत 
-याज्ञ ० ३।१, वसुधायां निचखनतु:--रघु ० १२॥३० 
भट्टि० ४३, १६।२२ 3. (स्तंभ के रूप में) उठाना 
--निवखान जयस्तम्भान--रघ ० ४॥३६ 4. जमाना 
स्थिर करना, घसेड़ना-निचखान शर भज-रघ० ३।५५, 
१२।९०, भष्टि० ३८, हि० ४७२, परि--, (खाई 
आदि) खोदना । 

खनक: [ खन्‌-|-ण्वुल ] ।. खनिक 2. सेंघ लगाने वाला 
3. चहा 4. कान । 

खननम्‌ | खन्‌-+-ल्यट | . खोदना, खोखला करना, पोला 
करन! 2. गाडना | 

खनि:,--नी (स्त्री०) [ खन्‌--३, स्त्रियां डछीष ] 4. खान 
“7रघु० १७।६६, १८।२२, मुद्रा० ७॥३१ <. गुफा। 


खनित्रम [ खन्‌--दत्र | कुदाल, खर्पा, गंती । 

कक [ ख॑ पिपति उच्चतया--ख--प्‌--क ] सुपारी का 
ड़े। 
(थि०) [ खं मुखविलमतिशयन अस्ति अस्य--ख--र 
अथवा खमिन्द्रियं राति--ख--रा+-क ] (विप० 
--मुदु०, इलक्ष्ण, द्रव) 4. कठोर, खुदंरा, ठोस 
2. अमृदु, तेज, सख्त--रघ ० ८।९, समर: खरः खल 
कांत:--काव्या ० १५९ 3. तीखा, चरपरा 4. घना, 
सघन 5. पीडाकर, हामिकर, कक श्ञ 6. तेज घार वाला 
>देहि खरतयनशरघातम्‌--गीत ० 7. गरम--खरांशु 
“आदि 8. क्रूर, निष्ठर,--रः . गधा--मन० २। 
२०९; 5११५, १२०, ८।३७०, याज्ञ ० २।१६० 
2. खच्चर 3. बगला 4. कोवा 5. एक राक्षस का नाम 
जो रावण का सौतेला भाई था ओर जौ राम के द्वारा 
मारा गया था-रघु० १२४२ । सम०--अंशुः, 
-कर:,-- रश्मि: सूर्य, कुटो . गधों का अस्तबल 


2. नाई की दुकान,--कोण:,- -क्वाण: चको र, तीतर 
--कीमल: ज्यष्ठ मास,--गहम्‌,--गेहस गधों का 
अस्तवल,--णस्‌--णस (वि०) नुकीली नाक वाला, 
--देण्डस कमल,--ध्वंसिन (१०) खरहन्ता राम का 
विशेषण,--नाद: गध का रकना,-नलः कमल,-पात्रम 
लोहे का बतंन,--पाछ: लकड़ी का बतेन,--प्रिय 
-कबतर,--यानम गधों से श्रींची जाने वाली गाड़ी 
--शब्द: . गध का रकना 2. समद्री बाज,-- शाला 
गधों का अस्तबरू,-- स्वरा जंगली चमेली । 

खरिका | खर--कन्‌+टाप, इत्वम्‌ ] पिसी हुईं कस्त्री । 

खरिन्धम, (वि०) [खरी--ध्मा (धमादेश:) पक्ष ध 
+खजण, मुम | गधी का दूध पीन वाला । 


खरी [ ख़र+डीष्‌ ] गधी। सम०--जडज़ूुः: शिव का 
विशेषण,--व॒ष: गधा । 
(वि०) [ खन्‌--कु, रश्चान्तादेश: ] . श्वेत 2. मूखे 
मठ 3. क्र 4. निषिद्ध वस्तुओं का इच्छुक.---रु 
. घोड़ा 2. दाँत 3. धमंड 4. कामदेव 5. शिव,-- रु: 
(स्त्री० ) लड़की जो अपना पति स्वयं चुने । 

खर्ज (म्वा० पर ०--खजंति, खजित) व. पीडा देना, 
बंचन करना 2. कड़कड़ शब्द करना । 

वर्जतम | खर्ज --ल्यट | खरोचना । 

खजिका [ खजं +-ण्वल--टाप, इत्वम |] 4. उपदंश रोग 
2. गजक । 

वर्ज: (स्त्री०)) [ खजं --उन्‌ ]!. खरोंच 2. खजूर का 
वक्ष 3. धत्रे का पेड़ । 

खर्जरन | खज --उरच्‌ | चाँदी । 

खर्ज: (स्त्री०) [ खर्ज--ऊ ] खाज, ख्‌ जली । 


खर्जर: [ खर्ज +-ऊर ] 4. खज र का पेड़ 2. बिच्छ,--रम 
चाँदी 2. हरताल,-रो खजूर का पेड़--रघु ० ४॥५७ | 

खपर: [ --कपंर पृषो ० कस्य खः ] . चोर 2. बदमाश, 
ठग 3. भिखारी का कटोरा 4. खोपड़ी 5. मिट्टी का 
फटा हुआ बतन ठीकरा 6. छाता 

लपेरिका, खरप्री | खपर--अच “डीयू, --कन्‌--टाप्‌ 
हस्व, खपर--झीष | एक प्रकार का सुर्मा । 

खद॑ (बं) (म्वा० पर०--खवंति खबित) 4. जाना, 
फिरना, चलना 2. घमंड करना । 

खर्व-( बे) (वि०) [ खब॑ (बं)+-अच्‌ ]. विकलांग, 
अपाहज, अपूर्ण (अंगहीन) 2. ठिगना, ओछा, कद मे 
छोटा,---वे:.--वंनू दस अरब को सख्या। सम० 
-- शाख (वि०) ठिगना, ओछा, छोटा । 

खबट:,-टम | खव -+अटन ] . नगर जिसमें पेंठ भरती 
हो, मंडी 2. पहाड़ की तराई का गाँव । 

खल (म्वा० पर०--खलति, खलित ) 7. चलना-फिरना, 
हिलना-जुलना 2. एकत्र करना, संग्रह करना । 

खल:-लम्‌ [सल -|- अच्‌ ]. खलिहान-मनु ० ११।१७, ११४ 


( २२५ ) 


याज्ञ ० २२८२ 2. पथ्वी, भमि 3. स्थान, जगह 
4. घल का ढेर 5. तलछट, गाद, तेल आदि के नीचे 
जमा हुआ मंल,--लः दुष्ट या शरारती आदमी--सपप 
कर: खल: ऋरः सर्पयात्‌ ऋरतर: खल:, मन्त्रौषधिवश 
सर्प, खलः केन निवायते--चाण ० २६, विषधरतो$ 
प्तिविषम: खल इति न म॒षा वर्दन्ति विद्वांसः, यदयं 
नकुलइंषी सकुलद्वं पी पुनः पिशुन:--वासव ० [खलीकू 
.. कुचलना, 2. घायरू करना या क्षति पहुँचाना 
3. दुग्यंवहार करना, घणा करना-परोक्ष खलोकृतोबय॑ 
झयूतकार:--मच्छ ० २] सम ०---उक्ति: (स्त्री०) दुवंचन 
दुभाषण,--धान्यम्‌ खलिहान,-पू: (पु० स्त्री०) झाड़ 
देने वाला, साफ करने वाला,--मति: पारा,---संसगें 
दृष्टों की संगति । 
खलक: [ख--ला--क-कन | पड़ा । 
खलति (वि०) [ स्खलन्तिकेशा अस्मात्‌--स्खल--अतच 
नि० साध: | गंज सिर वाला, गंजा--यूवखलतिः । 
खलतिक: [खलति-+क-+-क | पहाड़ । 
खलिः:,--ली (स्त्री०) [खल--इन्‌ | तेल की तलछट, खली 
-स्थाल्यां वेद॒य मय्यां पचति तिलखलीमिन्धनेश्चन्द- 
नाद्य:--भतें० २।१०० । 
खलि ( ली ) नः.--नम्‌ [ खें अद्वमखछिद्रं लीनम--पषी ० 
वा हस्वः | ऊगाम का दहाना, लगाम की रास । 
खलिनी [खल--इनि--डीप | खलिहानों का समह । 
खलोंकार:,--क्ृृति: (स्त्री० ) [ खल--चिव-- # -- घन 
क्तिन वा] 4. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 2. दुब्यं- 
वहार--शा ० १।२५ 3. अनिष्ट, उत्पात । 
खल (अव्य०) | खल-|- उन्‌ बा० ] यह अव्यय निम्नांकित 
: अर्थों को प्रकट करता है--. निस्सन्देह, निश्चय ही, 
अवश्य, सचमुच--मार्ग पदानि खल ते विषमीभवन्ति 
--श० ४१४, अनुत्सेक: खल विक्रमालद्धार:-विक्रम० 
१, न खल्वनिजित्य रघ्‌ कृती भवान्‌ू--रघु० ३॥५१ 
2. अनुरोध, अनुनय-विनय प्रार्थना--न खल न खल 
बाण: सन्निपात्योश्यमस्मिन--श० १।१०, न खल न 
खल मग्धे साहस कार्यमेतत्‌ --नागा० ३ 3. पूछताछ 
-न खल तामभिक्रद्धों गुरझः--विक्रम ० ३, (5 किमभि- 
क्रद्दों गुछ:) न खल बिदितास्ते तत्र निवसन्तरचाणक्यहत- 
केन--मुद्रा ० २, न खलग्नररुषा पिनाकिना गमितः सो5पि 
सुहृदगतां गतिम--कु ० ४॥२४ 4. प्रतिषध (क्रियात्मक 
संज्ञाओं के साथ)--निर्धा रितेईर्थ लेखन खलकत्वा खल 
वाचिकम्‌---शि० २।७० 5. तर्क--न विदीर्ये कठिना 
खल स्त्रिय:--कु० ४॥५, (गण० कार इसे विषाद के 
निदर्शन के रूप में उद्धत करता है)--विधिना जन एप 
वज्चितस्त्वदवीनं खल देहिनां सुखम्‌--४॥१० 6. कभी 
कभी 'खल' पूरक की भाँति भर्ती कर दिया जाता हूं 
7. कभी कभी वाक्यालंकार की तरह प्रयक्त होता है । 


खलच (प्‌०) [खम इन्द्रियं लड्चति हन्ति इति-ख -+-लुज्न्च 
+किवप्‌ | अन्धकार । 

खल्रिका परेड का मंदान जहाँ सैनिक लोग कवायद करें | 

खलल्‍या [खल--यत्‌--टाप |] खलिहानों का समह । 

खल्‍ल: [खल -- क्विप, तं लाति--खल -|-ला --- क |] . खरल 
->-जिसमें डाल कर औषधियाँ पीसी जाये, चक्‍की 
2. गढ़ा 3. चमड़ा 4. चातक पक्षी 5. मशक । 

खल्लिका [खलल-|- कन्‌ +-ठाप, इत्वम्‌| कढ़ाई । 

खल्लि (ली) ट (वि०) [खल्‍ल--इन्‌ -+-टल--ड, खल्लि-- 
डीष -- टर् --- ड | गंजे सिर वाला । 

खल्वाट (वि०) [ खल-- वाट उप० स० | गंजा, गंजे सिर 
वाला--खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरण: सन्‍्तापितो 
मस्तके---भतं ० २९०, विक्रमांक ० १८।९९ । 


खश: (ब० व०) भारत के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश 
तथा उसके अधिवासी--मनु ० १०।४४ । 

खशर: ( ब० व० ) एक देश तथा उसके अधिवासियों का 
नाम । 

खष्प: [खन्‌--प नि० नस्य षः] . क्रोध 2. हिंसा, निष्ठ- 
रता । ५ 

खस: [खानि इन्द्रियाणि स्थयति निर्चलीकरोति--ख--सो 
-क] 4. खाज, खजली 2. एक देश का नाम दे० 
'खश । 

खसूचि: (प्‌ृ०, स्त्री०) [ ख-+सूच्‌ू-+इ३ | . अपमानसूचक 

अभिव्यक्षित (समास के अन्त में )-वैयाकरण खंसूचि 
>-जो व्याकरण अच्छी तरह न जानता हो या भूल 
गया हो । 

खसखस: [खस प्रकारे द्वित्वमू, पूषोी० अकारलोप: | पोस्त । 
सम०-- रस: अफ़ोम । 

खाजिक: [खाज--ठन्‌ | तला हुआ या भूना हुआ अनाज । 

खाद (त्‌) (अव्य०) गला साफ करते समय होने वाली 
ध्वनि, खात्कु खवारना । 

खाट:,--ट,-ल्‍टिका,--दी (स्त्रो०) [| ख--अट--घछ्म 
स्त्रियां टापए--खाट-+- कन्‌ -- टाप्‌, इत्वम्‌, खाट +-डीप] 
अर्थी, टिक्‍्टी जिस पर मर्द को रख कर चिता तक ले 
जाते हैं । 

खाण्डव [खण्ड-- अण्‌ --वा-+-क | खांड, मिश्री,---बम॒ कुरु- 
क्षेत्र प्रदेश में विद्यमान इन्द्र का प्रिय वन जिसे अर्ज न 
और कृष्ण की सहायता से अग्नि न जला दिया था । 
सम०--प्रस्थ: एक नगर का नाम । 

साण्डविक:, खाण्डिक: [खाण्डव--ठन्‌, 
हलवाई । 

खात (वि०) [खन्‌+-क्त] 4.. खूदा हुआ, खोखला किया 
हुआ 2. फाड़ा हुआ, चीरा हुआ,--तम्र त. खदाई 
2. सराख 3. खाई, परिखा 4. आयताकार तालाब । 
सम ०--भू: (स्त्री ०) खाई, परिखा । 


खण्ड-- ठन्‌ | 


( ऐ२६ ) 


खाई, परिखा । 

खाता [खात-- टाप्‌ | बनाया हुआ तालाब | 

खाति: (स्त्री०) [खन्‌+-क्तिन] खूदाई, खोखला करना । 

खात्रम | खन्‌--ष्ट्रनू, कित्‌ ]. कुदाली 2. आयताकार 
तालाब 3. धागा 4. वन, जंगल 5. विस्मयोत्पादक 
भय । 

खाद (भ्वा० पर०-- खादति, खादित) खाना निगल लेना, 
खिलाना, शिकार करना, काट लेना--प्राकपादयो 
पतति खादति पष्ठमांसम--हि० १।८१, खादन्मांसं न 
दुष्यति-- मनु० ५३२, ५३, भट्टि० ६॥६, ९।७८, 
१४॥८७, १०१, १५।२५ | 


खादक (वि०) (स्त्री०-- दिका) [खाद--ण्वल | खाने वाला 
उपभोग करने वाला,--क: कजंदार । 

खादन: |खाद--ल्‍ल्युट] दाँत.--नम . खाना, चबाना 
2. भोजन । 

खादिर (वि०) (स्त्री ०---री) [खादिर--अज्ज_] खैर वृक्ष 
का, या खेर वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ--खादिरं 
यप॑ कुर्बीत---मन्‌ ० २।४५ । 

खावुक (वि०) (स्त्री ०---की) [खाद -|- उन्‌ - कन्‌ | उत्पाती 
हानिकर द्वषपृण । । 

खाद्यम [खाद--ण्यत्‌ | भोजन, भोज्य पदाथ । 

खानम्‌ [खन्‌--ल्‍्यूट ] . खूदाई 2. क्षति। सम०--उदबक: 
नारियल का पेड़ । 

खानक (वि०) (स्त्री०--निका) | खन्‌--ण्वल | खोदने 
वाला, खनिक । 

खानि: (स्त्री०) [खनिरेव पृषो० वृद्धिः] खान । 

खानिकः--करम्‌ [| खान---ठञा ] दीवार में किया हुआ छेद, 
दरार, तरेड़ । 

खानिलः | खान--इलच्‌ बा० |] घर में सेंध लगाने वाला । 


खार:,--रिः, (स्त्री ०--री) [ खम्‌ आकाशम्‌ आधिक्येन 
ऋच्छति-ख-7ऋ-- अणू, ख-+-आ-- रा--क -- छीष 
वा हस्वः ] १६ द्रोण के बराबर अनाज का माप | 

खवारिपच (वि०) [ खारिम्‌--पच्‌-- खश ] एक खारी-भर 
अनाज पकाने वाला । 

खार्वा (स्त्री०) त्रतायग, दूसरा यग । 

खिद्धूरः (स्त्री ०-रो ) | खिम्‌ इति झब्दं किरति --खिम्‌-- 
कृ---क पषो० | . लोमड़ी 2. खाट यां चारपाई का 
पाया । 

खिद्‌ । ( भ्वा ०, तुदा० पर०-खिन्दति, खिन्‍न ) प्रहार करना, 
खींचना, कष्ट देना !॥। (दिवा० रुधा०, आ०--खिद्यते, 
खिन्‍्ते, खिन्‍न ) 4. पीडित होना, कष्ट सहना, कष्टग्रस्त 
होना, कक्‍्लान्त होना, थकान अनुभव करना, अवसाद या 
श्रान्ति अनुभव करना--श० ५।७, कि नाम मयि 
खिद्यते गुरु--वेणी ० १, स पुरुषी यः खिद्यते नेन्द्रिये: 


सातकः [खात--कन्‌ ] !. खोदन वाला 2. कजंदार,--- कभ 


ल्‍ 
| 
| 


सम्मान डा :: के. करवा 9933७ मूःध+०५ मूह मूः. हुहुन्मूबुनू| ००ग्मून००००० न... ६? नम. छा ननाला नालाबाा। हाल ५2... ..8..........3........ आस... हा... हा... 8. हा... हि» ०००००» हि.०००००००००००००० 


-हि० २।१४ १, पराभूत-शा ० ३।७, भट्वि ० १४१०८ 
१७।१० 2. डरना, त्रस्त करना, (प्रेर०) । परि-- 
पीडित होना, कष्ट सहना, दुःखी या क्लांत होना । 
खिदिर: | खिद--किरच्‌ |॥. संन्यासी, 2. दरिद्र 3. चन्द्रमा । 
खिन्‍न (भू० क० क्ृ०) [ खिद--क्त | . अवसाद प्राप्त 
कृष्ट ग्रस्त, उदास, दुःखी, पीडित--गृरु: खंदं खिन्‍्ने 
मयि भजति नाद्यापि कुरुष-वेणी ० १११, अनड्भबाण- 
ब्रण खिन्‍नमानस:--गीत ० ३ 2. क्लान्त, थका हुआ 
श्रान्त--खिन्‍न: खिन्‍न: शिखरिष पद न्यस्य गन्तासि 
त्र--मेघ० १३, ३८, तयोपचारांञ्जलिखिन्नहस्तया 
-7रघु० ३।११, चौर० ३॥।२०, शि० ९॥११। 


खिल:,-लम्‌ [खिल-|-क | 4. ऊसर भमि या परती जमीन 
का टुकड़ा, मरुभूमि, वृक्षहीन भूमि 2. अतिरिक्त सृक्‍त 
जो किसी मलसंग्रह में जोड़ा गया हो--मन्‌ ० ३।२३२ 
3. सम्पूरक 4. सग्रहग्रथ या संकलित ग्रंथ 5. खोखला- 
पन, शून्यता. ('खिल' का प्रयोग भ या के के साथ भी 
होता हैँ--खिलीभ अगम्य होना, बन्द होना, अनम्यस्त 
रहना--खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि---कु० 
२।४५, खिलोकू (क) रोकना, बाधा डालना, अगम्य 
बनाना, रोकना--रघु० ११११४ ८७ (ख) परती 
छोड़ना, उजाड़ना, पूर्णतः: नष्ट कर देना--विपक्षमखि- 
लीकृत्य प्रतिष्ठा खल दुर्लभा--शि० २॥३४ । 

खुद्भाह: | खुम्‌ इत्यव्यक्तशब्दं कृत्वा गाहते--खम --गाह 

-+अच | काला टटट या घोड़ा 

खुरः | खुर-+क ] . सुम--रघु० १॥८५, २॥२, मनु० 
४|६७ 2. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य 3. उस्तरा 
4. खाट का पाया। सम०--आधघातः,--नक्षेप: लात 
मारना,--णस्‌,--णस (वि०) चिपटी नाक वाला 
“पदवी घोड़े के पदचि क्ृ,--प्र: अर्धगोलाकार नोक 
का बाण--दे० क्षरघ्र । 

खरलो | खुर: सह लाति पौनः पुन्यन यत्र---ख र-|- छा-|-क 

+डीष्‌ ] (शस्त्र तथा धनुष आदि का) सनिक अभ्यास 

- अस्त्रप्रयोगखु रलीकलहे गणानामू--महावी ० २।३४ 

दूरोत्पतनखरलीकेलिजनितान्‌ू---५।५ । 

खुरालक: [खुर इव अलति पर्याप्नोति--ख्‌र-अल-ण्बल | 

लोहे का बाण । 

खरालिक: | खराणाम्‌ आलिभि: कायति प्रकाशते--खरालि 

+क-++-क | 4 उस्तरा रखने का घर 2. लोहे का 

तीर 3. तकिया । द 

(वि०) [-- क्षल्ल, पषो० ] छोटा, ओछा, अधम, 

नीच- दे० क्षद्र | सम०- तात: चाचा । क्‍ 

खेचर दे० खचर । 

खट: [| खं अटति --अट--अच , खिच -|- अच वा | . गाँव 
छोटा नगर, पुरखा 2. कफ 3. बलराम की गदा 
4. घोड़ा (वि० समासान्त खेंट' सदोषता तथा ह्वास 


( ३२७ ) 


को प्रकट करता है जो 'अभागा' या 'कंबख्त' आदि शब्दों 
से पुकारा जा सकता है, नगरखेटम्‌ अभागा नगर) 
खंडट' के लिए देखें ख के नीचे । 

खेटितानः---लः [| खिट-- इन्‌ --खेटि, खेंटि: तानो>स्य 
तालो5स्य वा | वंतालिक, स्तुतिपाठक जो गहस्वामी को 
गा बजा कर जगाता हैं । 

खेटिन (१०) | खिट्‌-+-णिनि ] दुराचारी, दुश्चरित्र । 

खेद: [| खिद--घजञ् | . अवसाद, आलस्य, उदासी 
2. थकान, श्रान्ति-अलसल लितमग्धान्यध्वसंजातखेदात 
“”उत्तर० १।२४, अध्यखंद नयंथा:-- मेघ ० ३२, रघृ० 
१८।४५ 3. पीडा, यन्त्रणा--अमरु ३ 4. दुःख, शोक 
“गुरु: खंद खिन्‍न मयि भजति नाद्यापि कुरुष - -वेणी ० 
१।११, अमरु ५३ । 

सथम्‌ | खन्‌-+-क्यप्‌, इकारादेश: | खाई, परिखा, - यः पुल । 

खेल (मभ्वा० पर०-- खेलति, खेलित) . हिलाना, इधर- 
उधर आना जाना 2. कांपना 3. खेलना । 

खेल (वि०) | खेल--अच्‌ ] खिलाड़ी, रसिया, क्रीडापूर्ण 
--रघ्‌० ४॥२२, विक्रम० ४॥१६, ४३ । 


खेलनम्‌ | खेल--ल्यूट्‌ ] 4. हिलाना 2. खेल, मनोरंजन 
3. तमाशा । 

खेला | खल--अ--टाप्‌ | क्रीडा, खल । 

खेलिः (स्त्री०) [ खें आकाश अलति पर्याप्नोति खे-+- 
अल--इन | . क्रीडा, खेल 2. तीर | 


खोटिः (स्त्री०) [ खोट--इन्‌ | चालाक और चतुर स्त्री । 


खोड (वि०) | खोड--अच्‌ ] विकलांग, लूुंगड़ा, पंग । 

खोर (ल) (वि०) [ खोर्‌ (ल)-|-अच्‌ ] पंग्‌, रूंगड़ा । 

खोलक: [| खोल-कन्‌ ] !. पुरवा 2. बांबी 3. सुपारी का 
छिलका 4. डंगची । 

खोलि: [ खोल---इन | तरकस । 

रझ्या (अदा० पर०--(आधेधातुक लकारों में आ० भी) 
“ख्याति, ख्यात) कहना, घोषणा करना, समाचार 
देना (संप्र० के साथ) - कर्म ०--ख्यायते . कहलाना 
“भट्टि० ६९७ 2. प्रसिद्ध या परिचित होना,--प्रेर ० 
“ख्यापयति---ते 4. ज्ञात कराना, प्रकथन करना 
ण-मनु० ७।२०१ 2. कहना, घोषणा करना, वण॑न 


करना--भतृ्‌ ० २५९, मनु ० ११।९९ 3. स्तुति करना, 
प्रर्यात करना, प्रशंसा करना। अभि---, (कर्म ० ) 
ज्ञात होना, प्रेर० घोषणा करना, प्रकथन करना, आ--- 
. कहना, घोषणा करना, समाचार देना (प्रायः संप्र० 
के साथ ),--ते रामाय वधोपायमाचख्युविबृधद्विष:--- 
रघु० १५।५, ४१, ७१, ९३; १२॥।४२, ९१; भग० 
११।३१, १८।६३, (कभी कभी संबं० के साथ-आख्याहि 
भद्व॑ प्रियद्शनस्य ) पंच० ४॥१५ 2. घोषणा करना 
व्यक्त करना 3. पुकारना, नाम लेना--रघ्‌ ० १०५१, 
मनु० ४।६ परि--,सुपरिचित, होना, परिसम्‌---,गिनती 
करना, प्र---,सुपरिचित होना, प्रत्या-, . मकर जाना 
८2. इकार करना, मना करना, अस्वीकार करना 3. मना 
करना, प्रतिषंध करना 4. वर्जित करना 5. पीछे छोड़ 
देना, आगे बढ़ जाना--मालवि० ३।५, बि-- सुपरि- 
चित या प्रसिद्ध होना, व्या-, . कहना, समाचार देना 
घोषणा करना--भट्टि ० १४॥११३ 2. व्याख्या करना 
वर्णत करना--रावणस्यथापि ते जन्म व्याख्यास्यामि 
-““महा० 3. नाम लेना, पुकारना--विद्वद्वन्दवीणावाणी 
व्याख्याता सा विद्यन्माला --श्रत० १५, सम्---,गिनना 
गणना करना, हिसाब लगाना, जोड़ना --तावन्त्यव च 
वानि साहझुख्ये: सख्छयायन्ते---शारी ० । 


ख्यात (भू० क० कृ०) [ ख्या+क्त ] 7. ज्ञात---रघ्‌ ० 
१८।६ 2. नास लिया गया, पुकारा गया 3. कहा गया 
विश्वुत, प्रसिद्ध, बदनाम । सम०--गहंण (वि०) 
कुख्यात, दृष्ट, बदनाम । 
र्याति: [ ख्या-|- क्तिन_] विश्रवति, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति 
प्रतिष्ठा--मन्‌ ० १२।३६, पंच० १।३७१ 2. नाम 
शीषक, अभिधान 3. वर्णन 4. प्रशंसा 5. (दहंन० में) 
ज्ञान, उपयुक्‍त पद द्वारा वस्तुओं का विवेचन करने की 
शक्ति--शि० ४।५५ । 
ख्यापनम्‌ [रूपा--णिच्‌ -- ल्यूट |] . घोषणा करना, (रहस्य 
का ) उद्घाटन करना 2. अपराध स्वीकार करना 
मान लेता, सावंजनिक घोषणा करना--मन ० ११॥२२७ 
3. विख्यात करना, प्रसिद्ध करना । 


ग (वि०) [ग--क] (केवल समास के अन्त में प्रयकक्‍त) 
जो जाता हैँ, जाने वाला, गतिमान्‌ होने वाला, ठह- 
रने वाला, शष रहने वाला, मंथन करने वाला,--ग 
/. गन्धरव 2. गणंश का विशेषण 3. दीघे मात्रा (“गरु 


शब्द का संक्षिप्त रूप, छन्दः शास्त्र में),--गम 
गायन । 


ग़गनस्‌--णम [ गच्छन्त्यस्मिन--गम्‌--ल्यट, ग आदेश: |] 


(कुछ लोग गगण' को अशुद्ध समझते हैं जैसा कि एक 


( रेर८ ) 


लेखक का कथन हँ--फाल्गुने गगन फंने णत्वमिच्छन्ति 
बबरा') . आकाश, अन्तरिक्ष--अघोचदेनं गगन- | 


स्पृशा रघः स्वरेण--रघु० ३।४३, गगनमिव नष्टतारम्‌ 
--पंच० ५६, सोअ्य चन्द्र: पतति गगणात्‌--श० ४ 
अने० पा०, शि० ९।२७ 2. (गण० में) शून्य 
3. स्वगें । सम०--अग्रम उच्चतम आकाश,--अड्भना 
स्वर्गीय परी, अप्सरा,---अध्बगः . सूर्य 2. ग्रह 3. स्व- 
गये प्राणी,---अम्बु (नप्‌ ० ) वर्षा का पानी,--उल्मुकः 
मंगलग्रह, --कुसुमम्‌,--पुष्पम्‌ आकाश का फूल अर्थात्‌ 
अवास्तविक वस्तु, असंभावना, दे० 'खपुष्प,--गतिः 
4. देवता 2. स्वर्गीय प्राणी--- मेघ० ४६ 3. ग्रह,---चर 
(गगनचर' भी) (वि०) आकाश में घूमने वाला 
( ---र:) 4. पक्षी 2. ग्रह 3. स्वर्गीय आत्मा,--ध्वजः 
. सूयं 2. बादल,--सद्‌ (वि०) अन्तरिक्ष में रहने 
वाला (पु०) स्वर्गीय जीव---शि० ४।५३,--सिन्धु 
(स्त्री०) गंगा की उपाधि,--स्थ,--स्थित (वि०) 
आकाश में विद्यमान,--स्पशेन: 4. वायु, हवा 2. आठ 
मस्तों में से एक । 


गड़्ग [ गम--गन --टठाप्‌ ] . गंगा नदी, भारत की पवित्र- 


तम नदी,--अधोष्घो गद्भेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
“भेत० ३॥१०, रघृ० २।२६, १३॥५७, (इसका 
उल्लेख ऋग्वेद० १०।७५।५ में दूसरी नदियों के साथ 

मिलता है) (इसके अतिरिक्त और दूसरी नदियों 
के लिए भी जो भारत में पावन समझी जाती हैं, यह 
शब्द कभी २ प्रयुक्त किया जाता हैँ) 2. गंगा देवी के 
रूप में मते गंगा (हिमवान्‌ पव्वत की ज़्यष्ठ पुत्री गंगा 
है, कहते ह ब्रह्मा के किसी शाप के कारण गंगा को 
इस धरती पर आना पड़ा जहाँ वह शंतन्‌ राजा की 
पत्नी बनी; गंगा के आठ पुत्र हुए, जिनमें भीष्म सब 
से छोटा था, भीष्म अपन आजीवन ब्रह्मचर्य तथा शौय 
के कारण विख्यात हो गया था। दूसरे मतानुसार 
वह भगीरथ की आराधना पर इस पथ्वी पर आई, 
दे० भगीरथय और “जहन और तु० भतें० ३।१०) 
सम०---अम्ब,---अम्भस (नपृ०) . गंगाजल जल 2. वर्षा 
का विशुद्ध जल (जसा कि आश्विन मास मे बरसता 
है ),-अवतार: . गंगा का इस पृथ्वी पर पदापण-भगी 
रथ इव दृष्टगज्रावतार:-का० ३२, (यहाँ इस शब्द का 
अथ--स्नान के लिए गंगा म॑ उतरना भी हें) 2. पृण्य 
स्थान का नाम,>उज्धदः गंगा का उद्गम स्थान, 


--कषैत्रस गंगा तथा उसके दोनों किनारों का दो २. 
कोस तक का प्रर्देश,--चिल्ली एक जलपक्षी,--जः 


. भीष्म 2. कातिकेय,-दत्त: भीष्म का विशेषण,-द्वारम 
समतल भूमि का वह स्थान जहाँ गंगा प्रविष्ट होती है 
(हरिद्वार भी उसी स्थान को कहते हं),- धर 
4. शिव का विशेषण 2. सम॒द्र, - पुरम्‌ एक नगर का 


नाम,---परुन्न: . भीष्म 2. कातिकेय 3. एक संकर जाति 
जिसका व्यवसाय मर्द ढोना ह. 4. गंगा के घाट पर 
बठन वाला पंडा जो तीथयात्रियों का पथप्रदशन 
करता हैँ, .- भत्‌ (पूं०) . शिव 2. समृद्र,--अध्यम्‌ 
गंगा का तल भाग,--यात्रा (. गंगा नदी पर जाना 
2. रोगी को गंगातट पर इसलिए ले जाना कि वहीं 
उसकी मत्य हो,--सागर: वह॒ स्थान जहाँ गंगा सम॒द्र 
से मिलती हे,- सुतः 4. भीष्म का विशेषण 2. कार्ति 
केय का विशेषण,--हछूदः एक तीर्थ स्थान का नाम । 


गड़ाका, गड़का, गड़्िका | गड़ा-+कन्‌-टापू, हृस्वो 
वा, पक्ष इत्वम अपि | गंगा 

गड्ोल: एक रत्न जिसे गोमेद भी कहते हैं । 

गच्छः | गम्‌+-श |] . वृक्ष 2. (गण० में) प्रक्रम का समय 
(अर्थात्‌ राशियों की संख्या) । 

गज (भ्वा० पर०--गजति गजित ) . चिघाड़ना, दहाड़ना 
- “जगजूगेजा:-भट्टि ० १४५ 2. मदिरा पीकर मस्त 
होना, व्याकुल होना, मदोनन्‍्मत्त होना । 

गज: [| गज्‌--अच्‌ | . हाथी--कचाचितौ विष्वगिवागजो 
गजौ--कि० १।३६ 2. आठ की संख्या 3. लम्बाई की 
माप, गज (परिभाषा-साधारणनरांगुल्या त्रिशदंगूलको 
गज: ) 4. एक राक्षस जिसे शिव ने मारा था। सम० 
--अग्रणी (पृ०) 4. सर्वश्रष्ठ हाथी 2. इन्द्र के हाथी 
एरावत का विशेषण,--अधिपति:ः हाथियों का 
स्वामी, उत्तम हाथी, - - अध्यक्ष: हाथियों का अधीक्षक, 
-“-अपसद: दुष्ट या बदमाश हाथी, सामान्य या नौच 
नसल का हाथी--,अशनः: अश्वत्थ वृक्ष (--नम्‌ ) 
कमल की जड़,---अरि: , सिंह 2. शिव जिसने गज 
नामक राक्षस को मारा था,--आज़ीब: हाथियों से जो 
अपनी जीविकोपाज॑न करता हूँ, महावत,- -आनन:, 
--आस्य: गणंश का विशेषण,--- आयवेंद: हाथियों की 
चिकित्सा का विज्ञान,--आरोहः मंहावत,--आह्म्‌ 
-- आह्लूयम हस्तिनापुर,--हन्द्र: . उत्तम हाथी, गज- 
राज--कि रुष्टासि गज॑न्द्रमन्‍्दगमने--श्वृद्धार० ७ 

इन्द्र का हाथी एरावत, कर्ण: शिव का विशेषण 

--कन्द: खाने के योग्य एक बड़ी जड़,--कर्माशिन 
(पूं०) गरुड़,--गतिः (स्त्री०) . हाथी जेंसी मंद 
चाल, हाथी की सी चाल वाली स्त्री,--गामिनी हाथी 
की सी मन्द तथा गौरवभरी चालवाली स्त्री,---दघ्न, 
--हुयस (वि०) हाथी जेसा ऊचा,--दन्त: 4. हाथी 
का दांत 2. गर्णंश का विशेषण 3. हाथीदांत 4. खूंटी 
या ब्रेकेट जो दीवार में लगा हो, मय (वि०) हाथी- 
दांत से बना हुआ,--दानम्‌ . हाथी के गण्डस्थल से 
बहने वाला मद 2. हाथी का दान,--नासा हाथी का 
गंडस्थल,---पति: 4. हाथियों का स्वामी 2. विशाल- 
काय हाथी--शि० ६॥५५ 3. सर्वश्रेष्ठ हाथी,-पद्भव: 


( ३२९ ) 


एक विशालकाय श्रेष्ठठ हाथी--गजप ज्भवस्तु, धीर 
विलोकयति चाटशत्तेश्च भुंक्ते--भत्‌ ० २।३१,--पुरम्‌ 
हस्तिनापुर,--बन्धनी,-बन्धिनी, हाथियों का अस्तबल 
--भक्षक:ः अश्वत्थ वृक्ष,--मण्डनम हाथी को सजाने 
का आभूषण, विशेषकर हाथी के मस्तक की रंगीन 
. रेखाएँ,--मण्डलिका,--मण्डली हाथियों की मंडली 
-माचल: सिंह,--म॒कक्‍ता,-- सौक्तिकम मोती जो 
हाथी के मस्तक सें निकला हुआ माना जाता हैं, 
--मखः:,--वक्‍त्र:,---वदन: गणंश का विशेषण 
->मोटन: सिह,--यथम हाथियो का झंड--रघ ० ९। 
७१,-योधिन्‌ (वि०) हाथी पर बंठकर युद्ध करने 
वाला,--राज: उत्तम या श्रेष्ठ हाथी,--ब्रज: हाथियों 
का दल,--शिक्षा हस्तिविज्ञान,--साह्नयम्‌ हस्तिनापुर, 
“स्नानम्‌ (शा०) हाथी का स्नान करना, (आलं०) 
हाथी के स्नान के समान और निष्फल प्रयत्न (हाथी 
स्नान करके अपने ऊपर घल डाल लेता है) तु० 
- “अवशन्द्रियचित्तानां हस्तिस्तनानमिव क्रिया--हि० 

१।१८ । 

गजता [गजर--तल | हाथियों का समूह । 

गजवत्‌ (वि०) | गज-+-मतुप्‌ | हाथियों को रखने वाला 
--रघु० ६।९ | 

गठऊज (म्वा० पर०--गञडजति ) विशेष ढंग से ध्वनि करना 
शब्द करना । 

गठज: | गंज--घजञ्ा ]. खान 2. खजाना 3. गोशाला 
4. मंडी, अनाज की मण्डी 5. अनादर, तिरस्कार,--जा 
. झोंपड़ी, पर्णशाल। 2. मधशाला 3. मदिरापात्र । 

गठजन (वि०) [ गञज्ज्‌--ल्यूट्‌ | क्षुद्र समझना, लज्जित 
करना आग बढ़ जाना, सर्वेश्रेष्ठ होना-- स्थलकमल- 
गठजनं मम हृदयरजञ्जनं (चरणद्वयम्‌) गीत० १० 
अलिकुरूगञझजनमज्जनकम्‌--- १ २-नेत्र खज्जनगणज्जन 
“+-सा०. द० 2. पराजित करना, जीतना --कालिय- 
विषधरगज्जन---गीत ० १ । 

गड्जिका | गज्जा+कन्‌ --टापू, इत्वम | मधशाला, 
मदिरालय । 

गड़ (भवा० पर०--गडति, गडित ) 4. खोंचना, निकालना 
2. (तरल पदार्थ की भाँति) बहना । 

गड़: | गड--अच | . पर्दा 2. बाड़ 3. खाई, परिखा 
4. रुकावट 5. एक प्रकार की सुनहरी मछली । सम० 
“--उत्थम,-- देशजम्‌,-लवणम्‌ पहाड़ी नमक, विशेषत: 
वह जो गड प्रदेश में पाया जाता है । 

गडयन्त:, गडयित्नु: | गड--णिच्‌ --जझज्ण , इत्नुच्‌ वा | 
बादल । 

गडि: [| गड-इन्‌ ]. बछड़ा 2. मद्दा बेल--गुणानामेव 
दौरात्म्याद्धरि घ॒र्यों नियज्यते, असंजातकिणस्कन्ध: 
सुख स्वपिति गोगेडि:---काव्य ० १० | 
डर 


गड्‌ (वि०) [गड-- उन | बेडौल, कुबड़ा,--डुः: ।. पीठ पर 
कबड़ 2. नंजा 3. जलपात्र 4. कंचवा 5. गलगण्ड 
निरथंक वस्तु--दे ० अन्तगंड । 

गड़क: [गड--क--क] 4. जलपात्र 2. अंग्‌ठो । 

गडर,--ल (वि०) [ गड़--ल बा० र | कुबड़ा, बंडोल 
मड़ा हुआ । 

ग़ड़रः [ गड--एरक | बादल | 

गडोल: [गड--ओलच | . महभर 2. कच्ची खांड । 

गड़र:,-+लः [गड--डर, डल वा | भड़ । 

गडडरिका [ गड्डरं मेषमन॒धावति--ठन्‌ ] १. भेड़ों की पंक्ति 

अविच्छिन्न पंक्ति, नदी, धारा, प्रवाह: 'भेड़िया-: 

धसान' इसका तात्पय है, भेड़ों के रेवड़ की भांति 
अंधानसरण करना--तु०. इति गड्डरिकाप्रवाहेणषां 
भेद:--काव्य ० ८ । 

गडडक: [ गडक पृषो० | सोने का बतंन । 


गण (चरा० उभ०--गणयति---ते, गणित) . गिनना 
गिनती करना, गणना करना--लीलकाकमलपत्राणि 
गणयामास पावती--कु० ६।८४, नामाक्षरं गणय 
गच्छसि यावदन्तम्‌--श० ६।११ 2. हिसाब लगाना, 
संगणना या संख्या करना 3. जोड़ना, संपूर्ण जोड़ 
लगाना 4. अन्दाज लगाना, म्‌लय निर्धारण करना 
(करण० के साथ)-न त॑ तृणनापि गणयामि 5. श्रेणी 
में रखना, कोटि में गिनना---अगण्यताम रेष ---दह ० 
१५४ 6. हिसाब में रूगाना, विचारना--वाणीं काण- 
'भजीमजीगणत्‌-मल्लि० 7. ध्यान देना, विचार करना, 
सोचना--त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌-रघु० 
८।६९, ५। २०, ११।७५, जातस्त गण्यते सोअ5त्र य 
स्फरत्वन्वयाधिकम-पंच ० १।२७, किसलयतल्पं गणयति 
विहितह॒ताशविकल्पम-गीत ० ४ 8. लगाना, आरोपण 
करना, मत्थे मढ़ना (अधि० के साथ) जाडयं हछ्वीमति 
गण्यते--भत० २।५४ 9. ध्यान देना, खयाऊल करता 
मन लगाना--प्रणयमगणगित्वा यन्ममापद्गतस्य 
--विक्रम० ४॥ १३ 0. (निषधात्मक अव्यय के साथ ) 
उपेक्षा करना, ध्यान न देना--न महान्तमपि क्लेशम- 
जीगणत्‌--का ० ६४, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति 
दुःखं न च सुखम--भत्‌ ० २८१, ९, शा० १।१०, 
भट्टि० २५३, १५॥५ ४५, हि० २१४२, अधि--, 
. प्रशंसा करना 2. गणना करना, गिनना, अव--, 
अवहेलना करना, परि---, !. गणना करना, गिनना 
2. विचार करना, ध्यान देना, सोचना---अर्पारिगणयन्‌ 
-- मेघ० ५, प्र---, हिसाब लगाना, बि---, 7. गणना 
करना, याज्ञ ७ ३।१०४ 2. खयाल करना, विचार 
करना--मेघ० १०९, रघृ० १।८७ 3. अवहेलना 
. विचार विमर्श करना, चितन 


करना--पच ० ३।४३ ॥| 


( 


गण: [ गण -|-अच | . रेवड़, झुंड, समूह, दल, संग्रह 
-गूणिगणगणनारम्भे, भगण:--आदि 2. माला, श्रेणी 
3. अनुयायी या अनु चर वर्ग 4. विशेषत: अधेदेवों का 
गण जो शिव के सेवक माने जाते हैं और गणेश के 
अधीक्षण में रहते हैं, इस गण का कोई अधंदेव-गणानां 
त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनाम्‌--आदि--गणा 
नमेरुप्रसवावतंसा:---कु० १५५, ७।४०, ७१, मेघ ० 
३३२, ५५, कि० ५११३ 5. समान उहेश्य को प्राप्त 
करने के लिए बना मनुष्यों का समाज या सभा 6. सम्प्र- 
दाय (दर्शन या धर्म में) 7. २७ रथ, २७ हाथी, ८१ 
घोड़ और १३५ पदाति सेनिकों की छोटी टोली 
(अक्षोहिणी का उपप्रभाग) 8. (गण० ) अद्भू 9. पाद, 
चरण (छन्दः शास्त्र में) 0. (व्या० में) धातुओं या 
शब्दों का समूह जो एक ही नियम के अधीन हो---तथा 
उस श्रेणी के पहले शब्द पर जिसका नाम रक्‍्खा गया 
हो -उदा० भ्वादिगण अर्थात्‌ भू! से आरम्भ होने 
वाली धातुओं की श्रेणी . गणेश का विशेषण । सम० 
--अंग्रणी (पुं०) गणश,---अचल. कैलास पहाड़ जिस 
पर शिव के गण रहते है,---अधिप:---अधिपति: 
. शिव-शि० ९।२७ 2. गणेश 3. सनन्‍य दल का मुखिया 
सेनापति; शिष्यों के सम्‌ ह का मुखिया, गुरु; मनुष्यों 
या जानवरों को टोली का मुखिया, यथपति,--अन्नम 
सहभोजशाला, भोज्यपदार्थ जो बहुत से समान 
व्यक्तियों के लिए बनाया जाय-मंनु० ४॥२०९, २१९, 
--अभ्यन्तर (वि०) दल या टोली का एक व्यक्ति 
(र:) किसी धामिक संस्था का सदस्य या नता--मनु ० 
३।१५४,--ईश: शिव का पुत्र गणपति (दे० नी० गण- 
पति), जननो: पावंती का विशेषण, भूषणम्‌ सिन्दूर, 
--ईज्ञान:,--ईइवर: . गणेश का विशेषण 2. शिव 
का विशेषण,--उत्साह: गेंडा,--कारः: 4. वर्गीकरण 
” करने वाला 2. भीमसेन का विशेषण,--क्ृृत्वस (अव्य० ) 
सब कालों में, कई बार,-गति: एक विशेष ऊँची संख्या, 
- चेक्ररम गृणीगण का सहभोज, ज्योनार,-- छन्दस 
(नपुं० ) पादों द्वारा मापा गया तथा विनियमित छन्‍्द, 
-तिथ (वि०) दल या टोली बनाने वाला,--दीक्षा 


. बहुतों की एक साथ दीक्षा, सामूहिक दीक्षा 2. बहुत 
से व्यक्तियों का एक साथ दीक्षा-संस्कार,--देवता: 
(ब० व०) उन देवताओं का समूह जो प्रायः टोली 
या श्रेणियों में प्रकट होते हं--अमर० परिभाषा देता 
ह--आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिला:, महा- 
राजिकसाध्याइच रुद्राइव गणदेवता: ।--द्रव्यम सावं- 
जनिक संपत्ति, पंचायती माल,---धर: 4. किसी वर्ग या 
समूह का मुखिया 2. विद्यालय का अध्यापक, --नाथ:, 
“+नायक: . शिव की उपाधि 2. गणेश का विशेषण, 
“नायिका दुर्गा की उपाधि,--पः,--पति: 4. शिव 


३३० ) 


2. गणेश (गणेश, शिव और पावंती का पुत्र हैं, एक 
आख्यायिका के अनुसार वह केवल पावंती का ही पत्र 
है क्योंकि उसका जन्म पावती के शरीर के मेल से 
हुआ। यह ब्द्धिमत्ता का देवता और बाघाओं को 
हटाने वाला हैं, और इसीलिए प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य 
के आरम्भ होने पर उसकी पूजा होती है तथा 
आवाहन किया जाता हैँ उसका चित्रण प्रायः बैठी हुई 
अवस्था में किया जाता है, उसकी तोंद निकली हुई 
है, चार हाथ हैं, चूहे पर सवार है तथा सिर हाथी का 
है, इसके सिर में दांत केवल एक है, दूसरा दांत---शिव 
जी के अन्तः:पुर में प्रविष्ट होते हुए परशराम को 
रोकने के लिए युद्ध करते समय ट्ट गया (इसी लिए 
गणेश को एकदन्त या एकदशन भी कहते हैं; उसका 
हाथी का सिर हैं --इस बात पर प्रकाश डालने वाली 
अनेक कहानियाँ हैं। कहते हैं कि गणेश ने व्यास से 
सुनकर महाभारत लिखा, व्यास नें ब्रह्मा से लिपिकार 
के रूप में गणेश की सेवाएँ प्राप्त कर छी थी) ,--पर्वत 
दे० गणाचल,-पीठकम्‌ छाती, वक्षस्थल,- -पुंगव: किसी 
वर्ग या जाति का मुखिया (ब० व०),--पूर्व: किसी 
जाति या वर्ग का नेता,--भर्ते (पूं०) 4. शिव का 
विशेषण--गणभतुरुक्षा-- कि० ५१४२ 2. गणेश का 
विशेषण 3. किसी वर्ग का नेता,-- भोजनस्‌ सहभोज, 
मिलकर भोजन करना,--यज्ञ: सामहिक संस्कार, 
“एराज्यम्‌ दक्षिण का एक साम्राज्य,--रात्रम रातों 
का समूह,--वृत्तम्‌ दे० गणछन्दस्‌ ,--- हास:,--हासक: 
सुगन्ध द्रव्य की एक जाति । द 

गणक (वि०) (्त्री०--णिका) [ गण्‌-+-ण्वुल ] बहुत _ 
धन देकर खरीदा हुआ,-- कः . अद्भगणित का ज्ञाता 
2. ज्योतिषी--रे पान्थ पुस्तकधर क्षणमत्र तिष्ठ वैद्यो- 
असि कि गणकशास्त्रविशारदोईसि, केनौषधेन मम 
पश्यति भर्तुरम्बा कि वागमिष्यति पति: सुचिरप्रवासी 
-“सुभा०,--की ज्योतिषी की पत्नी । 

गणनम्‌ [ गण्‌ -- णिच -- ल्यूट_ ] 4. गिनना, हिसाब लगाना 
2. जोड़ता, गणना करना 3. विचार करना, खयाल 
करना, ध्यान रखना 4. विश्वास करना, चिन्तन 
करना । 

गणना [ गण--णिच्‌ --यूच्‌ | हिसाब लगाना, विचार करना 
खयाल कस्ना, गिनती करना--का वा गणना सचेतनेष्‌ 
अपगतचेतनान्यपि संघट्टयितुमल॑ (मदनः:) --का० 
१५७, (हमें क्‍या आवश्यकता हैं : '**' तु० कथा) 
मेघ० १०, ८७, रघु० ११॥६४, शि० १६।५९, अमरु 
६४। सम०--गरतिः (स्त्री०) --गणपति,--पतिः अड्ू 
गणित को जानने वाला,--महामात्र: वित्तमंत्री । 

गणशस्‌ (अव्य०) [ गण--शस | दलों में, खेड़ों में, श्रेणी 
के क्र से। क्‍ 


( रे३१ ) 


गणि: (स्त्री०) [| गण--इन | गिनना । 

गणिका | गण--ठज्य_-+-ठाप्‌ ] (. रण्डी, वेश्या--ग णान- 
रक्‍ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्‍्तसेना 
“मुच्छ० १।६, गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव 
लेष्टुका दु:खेन पुनबिराक्रियते ---म्‌ च्छ ० ५, निरकाशय- 
द्रविभपेतवस वियदालयादपरदिग्गणिका---शि० ९।१० 
2. हथिनी 3. एक प्रकार का फल । 


गणित (वि०) [ गण्‌--क्त ] !. गिना हुआ, संख्यात, 
हिसाब लगाया हुआ 2. खयाल किया हुआ, देखभाल 
किया हुआ-दे ० गण्‌ ; -तम्‌ . गिनना, हिसाब लगाना 
2. गणना विज्ञान, गणित (इसमें अंकगणित [पाटीगणित 
या व्यक्तगणित ]) बीजगणित और रेखागणित सम्मि- 
लित है )-गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां ज्ञात्वा 
““मृच्छ० १।४ 3. श्रेणी का जोड़ 4. जोड़ । 

गणितिन्‌ (प्‌०) [ गणित--इनि ] . जिसने हिसाब 
लगाया हैं 2. गणितज्नञ । 

गणिन (वि०) (स्त्री०-नी) [ गण--इनि ! (किन्‍्हीं 
वस्तुओं को) टोली या खेड़ को रखने वाला, इ्वग- 
णिन्‌, कुत्तों के झुंड को रखने वाला,--रघु० ९।५३, 
(प्‌०) अध्यापक (शिष्यों की श्रेणी को रखने वाला )। 

गणय (वि०) | गण--एय | गिनती किये जाने के योग्य, 
जो गिना जा सके । 

गणेर [ गण्‌--एरु | कर्णिकार वृक्ष (स्त्री०) ॥. रंडी 
2. हथिनी । क्‍ 

गणेरुका [ गणेरु-+कै-|-क | . कुटनी, दूती 2. सेविका | 

गण्ड: | गण्डू-- अच्‌ | -. गाल, कनपटी समेत मुख का 
समस्त पाइ्वे-गण्डाभोगे पुलकपटलं-मा ० २।५, तदीय- 
माद्ररुणगण्डलेखम्‌--कु० ७।८२, मेघ० २६, ९२, 
अमरु ८१, ऋतु० ४॥६, ६।१०, श० ६।१७, शि० 
१२।५४ 2. हाथी की कनपटी--मा० १।१ 3. बुल- 

- बुला 4. फोड़ा, रसौली, सूजन, फुंसी-अयमपरो गण्ड- 
स्योपरि विस्फोट:-मद्रा ० ५, तदा गण्डस्योप॑रि पिटिका 
सवृत्ता--श० २ 5. गंडमाला या गर्दन के अन्य फोड़ा 
फुसी 6. जोड़, गांठ 7. चिह्न, धब्बा 8. गैंडा 9. मृत्रा- 
शय 0. नायक, योद्धा त4. घोड़े के साज का एक 
भाग, आभूषण के रूप में घोड़े के जीन पर लगा 
हुआ बटन । सम०--अ ड्भः गेंडा, -उपधानम्‌ तकिया 
“मुदुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च--सुश्रु ०, 
“कुसुम हाथी की कनपटी से झरने वाला मद,-- कप: 
पहाड़ को चोटी पर बना कुआँ,-ग्राम: बड़ा गाँव, 
देश: -भ्रदेश: गाल,--फलकम्‌ चौड़ा गाल--धतमग्ध- 
गण्डफलकबिबभुविकसद्धूरास्यकमलै: प्रमदा:---शि० 
९।४७,-भित्ति: (स्त्री० ) . हाथी के गंडस्थल का छिद्र 
जिससे मद झरता है 2. 'भित्ति की भांति गाल 
अर्थात्‌ चौड़े, श्रेष्ठ और प्रशस्त गाल---निधौ तदाना- 


मलगण्डभित्ति: (गज:) रघु० ५।४३, (यहाँ मल्लि- 
नाथ कहता हँ--प्रशस्तो गंडो गंडभित्ती) १२१०२, 
-7 माल:--माला कठमाला रोग (जिसमें गदंन की 
गिल्टियों में सूजन हो जाती है),--समूर्ख (वि०) 
अत्यन्त मू्ख, बिल्कुल मूढ,--शिल्ला बड़ी चट्टान, 
“शलः !. भूचाल या आँधी से नीचे गिराई गई 
विशाल चट॒टान--कि० ७।३७ 2. मस्तक,--साह्नया 
नदी का नाम, (इसे “गंडकी” भी कहते हैं),--स्थलूम, 
“स्थली . गाल--गण्डस्थलेषु मदवारिष्‌--पंच० 
१।१२३. श्रद्धार० ७, गण्डस्थली: प्रोषितपत्रलेखा: 
--रंघृ० ६७२ अमरु ७७ 2. हाथी की कनपटियाँ । 

गण्डक: [गण्ड--कन्‌ | . गेंडा 2. रुकावट, बाधा 3. जोड़, 
गांठ 4. चिक्त, धब्बा 5. फोड़ा, रसौली, फुंसी 
6. वियोजन, वियोग 7. चार कौड़ी के मूल्य का 
सिक्का । सम०--बती दे० गंडकी । 

गण्डका | गडक-- टाप्‌ | लोंदा, पिण्ड या डली। 

गण्डको | गण्डक--डीष्‌ | . एक नदी का नाम जो गंगा 
में मिल जाती हैँ 2. मादा गैंडा। सम०--पुत्रः, 
>शिला शालिग्राम (पत्थर का) । 

गण्डलिन्‌ (१०) [ गण्डल-- इनि | शिव । 

गण्डि: [| गण्ड--इनि | वक्ष का तना, जड़ से लेकर उस 
स्थान तक जहाँ से शाखाएँ आरम्भ होती हैं । 

गण्डिका [गण्डक--टापू, इत्वम | !. एक प्रकार का कंकड़ 
2. एक प्रकार का पेय । 

गण्डीर: | गण्ड्‌-|-ईरन्‌ | नायक, श्रवीर । 

गण्डू: (पुं०, स्त्री०) [ गण्ड--ड--ऊड ] . तकिया 
2. जोड़, गाँठ । 

गण्डू (स्त्री०) [. जोड़, गाँठ 2. हड्डी 3. तकिया 4. तेल । 
सम०--पदः एक प्रकार का कीड़ा, केंचुआ, 'भवम 
सीसा,--पदी छोटा केंचआ । 

गण्डूथ:-- षा [ गण्ड्‌-|- ऊषन | (पानी का) मुहभर, मृट्ठी 
पर -गजाय गण्ड्ूषजल करेण: (ददौ)--कु० ३॥३७, 
उत्तर० ३।१६, मा० ९।३४, गण्ड्बजलमात्रेण शफरी- 
फफरायते-- उद्भधूट 2. हाथी के सँड़ की नोक । 

गण्डोल: [ गंड--ओलच्‌ | . कच्ची खाँड़ 2. महभर । 

गत (भू० क० क्‌) [ गम +-क्त | 4. गया हुआ, व्यतीत, 
सदा के लिए गया हुआ--मुद्रा० १।२५ 2. गुजरा 
हुआ, बीता हुआ, पिछला-गतायां रात्रौ 3. मृत, मुर्दा, 
दिवंगत-कु० ४॥३० 4. गया हुआ, पहुँचा हुआ, पहुँचने 
वाला 5. अन्तर्गत, अन्तः:स्थित, बंठा हुआ विश्राम 
करता हुआ, सम्मिलित (बहुधा समासों में--प्रासाद- 
प्रान्तगत:--पंच० १, बेठा हुआ; सदोगतः--रघु० 
२।६६, सभा में बठा हुआ; इसी प्रकार आद्य" सर्व- 
गत: सर्वत्र विद्यमान 6. फेंसा हुआ, घटाया गया 
आपद्गत 7. संकेत करते हुए, संबंध रखते हुए, के 


( दरे३२ 


विषय में, की बावत, विषयक, संबद्ध (बहुधा समास 
में)--राजा शकुन्तलागतमेव चिन्तयति--श० ५, 
भतंगतया चिन्तया--श० ४, वयमपि भवत्यौ सखी 
गत॑ किमपि पच्छाम:--श० १, इसी प्रकार (ुत्रगत 
स्नेह: आदि,--तम्‌ । गति, जाता- -गतमुपरि घनानां 
वारिगरभोदिराणाम--श० ७।७, शि० १२ 2. चाल 
चलने की रीति--कु० १३४, विक्रम० ४१६ 
3. घटना 4. यदि समास में प्रथम पद के रूप मे प्रयुक्त 
हो तो इसका 'मकत' 'विरहित' 'बंचित' और “बिना 
शब्दों में अनुवाद करते हें। सम०--अक्ष (वि०) 
दृष्टिहीन, अन्धा,---अध्वन्‌ (वि०) . जिसने अपनी 
यात्रा समाप्त कर ली हैँ 2. अभिन्न, परिचित 
(स्त्री०)) चतुर्देशी से यकत अमावस्या,--अनुगतम्‌ 


पृर्वोदाहरण या प्रथा का अनुयायी होना,--अनुगतिक 
(वि०) दूसरों की नकरू करने वाला, अन्धानुयायी 
->-गतानगतिको लोको न लोक: पारमाथिक:--पंच ० 
१३४२, लोग भेडा चाल चलने वाले वा केवल अंधा- 
नृकरण करने वाले होते हँ-मुद्रा० ६।५, --अन्त 
(वि०) जिसका अन्त समय आ गया है, --अर्थ (वि०) 
. निर्धन 2. अथे हीन (क्योंकि अर्थ का विधान 
पहले ही किया जा चुका हे ),--असु,-जीबित,--प्राण 
(वि०) समाप्त, मृत--भग० २।११,---आगतम्‌ 
4. जाता आना, बार २ मिलना--भतृं ० ३।७, भग० 
९२१, म॒द्रा० ४॥१ 2. (ज्योतिष में) तारों का 
अनियमित मार्ग-- आधि (वि०) चिन्ताओं से मुक्त, 
प्रसन्‍न,---आयस (वि०) जीणं, निर्बेड, अतिवद्ध, 
- “-आतंबा जो ऋतुमती होन की आयू को पार कर 
चुकी हो, बढ़िया,---उत्साह वि० उत्साहहीन, उदास, 
- ओजस (वि०) शक्ति या सामथ्य से विरहित 

-कल्मष (वि०) पाप या जुम से मुक्त, पवित्रीकृत 
-क्लम (वि०) पुनः तरोताजा,-चेतन (वि०) बेहोश 
मछित, चेतनाहीन,--दिनम्‌ (अव्य०) बीता हुआ 
कल,---प्रत्यागत (व०) जाकर वापिस आया हुआ 
मन्‌० ७।१४६,--प्रभ (वि०) दीप्तिरहित, धुंधला, 
मलिन, मद्धम या म्लान,--प्राण (वि०) जीवरहित, 
मत,--प्राय (वि०) लगभग गया हुआ, तकरीबन 
बोता हुआ>गतप्राया रजनी,--भतेंका 4. विधवा 
स्‍त्री 2. (विरल प्रयोग ) वह स्त्री जिसका पति परदेश 
गया हो (प्रोषितभतंका ),--लक्ष्मीक (वि० ) 
. कान्ति हीन, दोष्ति से रहित, म्लान 2. धन से वज्चित 
निर्धनीकत, घाटे की यन्त्रणा से पीडित,-- वयस्क 
(वि०) बहुत आयू का, वुद्ध, बूढ़ा,--वष:,--षम्‌ 
बीता हुआ वष,--बर (व०) मेल मिलाप से रहने 
वाला, पुन्मिलित,--व्यथ (वि०) पीड़ा से मुक्त 
--शहाव (वि० ) जिसका बचपन बीत गया हँ,--सत्त्य 


) 


(वि०) 4. मृत, ध्वस्त, जीवनरहित 2. ओछा, 
-सनन्‍नकः हाथी जिसका मद न झरता हो,-स्पृह (वि०) 
सांसारिक विषयवासनाओं से उदासीन । 


गति: (स्त्री०) | गम्‌--क्तिन्‌ | . गति, गमन. जाना, 


चाल--गतिविगलिता---पंच० ४७८, अभिन्‍नगतय: 
““श० ११४, (न) भिदन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्य 
--कु० १।११, उनकी धीमी चार को मत सुधारो 
इसी प्रकार--गगनगति:--पंच ० १, लूघृगति:--मेघ ० 
१६, १०, ४६, उत्तर० ६।२३ 2. पहुँच, प्रवेश-मणों 
वज्नसमृत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गति:--रघु० १४ 
3. कार्य क्षेत्र, गंजायश--अस्त्रगति:--कु० ३।१९, मनो 
रथानामगतिन विद्यते--कु ० ५।६४, नास्त्यगतिमनीर- 
थानाम--विक्रम० २ 4. मोड़, चर्या-दवगर्तिहि 
चित्रा 5. जाना, पहुँचना, प्राप्त करना--वकुण्ठीया 
गति:--पंच० १, स्वगे प्राप्ति 6. भाग्य, फल--भतु- 
गंतिर्गन्तव्या--दश० १०३ 7. अवस्था, दशा--दानं 
भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य-भर्तु ० २।४३, 
पंच० १।१०६ 8. प्रस्थापना, संस्थान, स्थिति, अवस्थिति 
-पराध्यंगतेः पितु:---सरघु ० ८।२७ कुसुमस्तबकस्येव द्वे 
गती स्तो मनस्विनां --भर्त ० २।१०४ पंच० १।४१, 
४२० 9, साधन, तरकोब, प्रणाली, दूसरा उपाय 
-अनपेक्षणे हुयी गति:--म॒द्रा ० ३, का गति:--कक्‍्या 
ही सकता है. ? कुछ नहीं हो सकता (प्राय: नाटकों 
में प्रयकत. होता है) पंच० १३१९, अन्या गतिर्नास्ति 
--+का० १५८ 0. आश्रय, रक्षास्थल, शरण, शरणा- 
गार, अवलंब--विद्यमाना गतियेंषाम्‌-- पंच ० १।३२०, 
३२२, आसयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिरगति: 
--सिद्धा० 4. स्रोत, उद्गम, प्राप्तिस्थान --भग० 
२।४३, मनु० १।१० 2. मांगे, पथ 43. प्रयाण, प्रयात्रा 
(जलस) ॥4. घटना, फल, परिणाम 5. घटनाक्रम 
ग्य, किस्मत 46. नक्षत्र पथ 7. ग्रह को अपने ही 
कक्ष में दैनिक गति 8. रिसने वालरा घाव, नासूर 
9. ज्ञान, बद्धिमत्ता 20. पुनर्जेन्म, आवागमन--मनु ० 
६।७३ 2. जीवन की अवस्थाएँ (शशव, यौवन, वाधें- 
क्य आदि) 22. (व्या» में) उपसग तथा क्रियाविशेष- 
णात्मक अव्यय (अलं, तिरस आदि) जब कि यह 
किसी क्रिया या क्ंदन्‍तक से पूवे लगाये जायं। सम० 
--अनुसारः दूसरे के माग॑ का अनुगमन करने वाला 
-भद्ः ठहरना,--हीन (वि०) अशरण, निस्सहाय 
परित्यक्त । 


गत्वर (वि०) (स्त्री०--री) [| गम्‌+-क्वरप्‌, अनुनासिक 


लोपः, तुक्‌ | 4. गतिशील, चर, जंगम 2. अस्थायी 
विनश्वर --गत्वररसुभिः---कि० २।१९, गत्वर्यों यौवन- 
खियः--११।१२ । 


गद्‌ (स्‍्वा० पर०--गदति, गदित) 4. स्पष्ट कहना, कथन 


( रेरे३ ) 


करना, बोलना, वर्णन करना--जगादाग्नरे गदाग्रजम्‌ 


--शि० २।६९, बह जगाद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ 
--११।३९, शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी--रघु० ६।४५ 
2. गणना करता, नि--ज धोषणा करना, बोलना, 
कहना--रघ० २३३ । 

गदः [| गद--अच्‌ | १. बोलना, भाषण 2. वाक्य 3. रोग, 
बीमारी--असाध्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काछे गदो यथा 
--शि० २।८४, जनपदे न गदः पदमादधौ-- रघु० 
९।४, १७।८१ 4. गर्जन, गड़गड़ाहट, दम्‌ एक प्रकार 
का विष । सम०--अगदोौ (द्वि० व०) दो अध्विनी 
कुमार, देवताओं के वैद्य,--अग्रणीः सब रोगों का राजा 
अर्थात्‌ तपेदिक,--अम्बरः ब्दुद़्ुछल, अरातिः ओषधि, 
दवा । 

. गदयित्नु (वि०) |[ गदु+णिच्‌ -+इत्नुच्‌ | 4. मुखर, 

वाचाल, बातूनी 2. कामुक, विषयी,--त्नुः कामदेव । 


गदा [ गद-अच्‌ +- टाप्‌ ]१. क्रीड़ायष्टि या गदा, मुद्गर 
-संचर्णयामि गदया न सुयोधनोरू---वैणी ० १॥१५ | 
सम० -- अग्रजः कृष्ण--शि० २।८४,-- -अग्रपाणि(वि०) 
दाहिने हाथ में गदा लिए हुए,-धरः विष्णु की उपाधि, 
--भत (वि०) गदाधारी, गदा से युद्ध करने वाला 
(पूं०) विष्णु की उपाधि,--युद्धम॒ गदा से लड़ा जाने 
वाला यद्ध,--हस्त (वि०) गदा से सुसज्जित । 

गदिन (वि०) (स्त्री० नो) [ गदा--इनि | 4. गदा- 
धारी--भग० ११।१७ 2. रोगग्रस्त, रुग्ण (पुं०) 
विष्ण की उपाधि । * 

गदगद (वि०) [गद्‌ इत्यव्यक्तं वदति--गद्‌ + गद्‌ +-अच | 
हकलाने वाला, हकला कर बोलने वाला--तत्कि 
रोदिषि गदगदेन ववसा --अमरु ५३, गदुगदगलस्त्र्यु- 
ट्यद्विलीनाक्षरं को देहोति वदेत्‌-- भतृ ० ३।८, सानन्द- 
गद्गदपदं हरिरित्युवाच--गीत० १०,--दम्‌ (अव्य० ) 
अटक-अटक कर बोलने या हकलाने का स्वर-- विल- 
लाप स॒वाष्पगद्गदम्‌-- रघु० ८।४३,---द:,-- दम्‌ 
हकलान, अस्पष्ट या उलट-पुलट भाषण। सम० 
--ध्वनि: हर्ष या शोक सूचक मन्द अस्पष्ट ध्वनि 
-वाच (स्त्री०) सुबकी आदि से अन्तहित, अस्पष्ट या 
उलैट-पुलट बाणी,--स्वर (वि०) हकलाने वाले स्वर 
से उच्चारण करने वाला (र:) ॥. अस्पष्ट तथा हक- 
लाने का उच्चारण 2. भंसा । 


गद्य (सं० क०) [ गद+यत्‌ ] बोले जाने या उच्चारण 
किए जाने के योग्य-गद्यमेतत््वया मम--भट्टि ० ६।४७, 
--अम्‌ नसर, गद्य रचना, छन्दविरहितरचना, तीन 
प्रकार (गद्य, पद्य, चम्पू) की रचनाओं में से एक 
>दे० काव्या० ह११। 

गद्याण (न,--ल) क: ४१ घ्‌घचियों के समान भार, “४१ 
रत्तियों का वजन । 


गन्त (वि०) (स्त्री०--त्री) | गम्‌ +-तृच्‌ ] १. जो जाता 
है, घमता है 2. किसी स्त्री से मैथुन करने वाला । 

गन्त्री [ गम+ष्ट्रन+-डीष्‌ |] बेलंगाड़ी॥। सम०“>-रथः 
बलगाड़ी । द 

गन्ध्‌ (चुरा० आ०-गन्वयते) 4. क्षति पहुँचाना, चोट पहुं- 
चाना 2. पूछना, मांगना 3. चलना-फिरना, जाना । 


गन्धः | गन्ध्‌ू-- अच | . बू, वास्य--गन्धमाक्राय चो्ग्या: 
--मेघ० २१, अपछ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धे:--श० 
४७, रघृ० १२।२७, ( ब० स०» के उत्तरपद के रूप 
में प्रयक्त होने पर यह शब्द बदककर “गन्धि हो 
जाता हैं यदि इससे पूर्व उद्‌, पृति, सु या सुरभि में से 
कुछ जोड़ दिया गया है, या समास तुलनार्थक हुं 
अथवा 'गन्ध' का अर्थ “जरा सा, थोड़ा सा हँ-उदा ० 
--सुगन्धि, सुरभिगन्धि, कमलगन्धि मुखम्‌ 2. वशे- 
षिक दर्शन ने प्रतिपादित २४ गुणों में से एक गुण, 
वहाँ यह पृथ्वी का गुणात्मक लक्षण है, पृथ्वी को 'गन्ध- 
वती' कहा गया हे >तके० सं० 3. वस्तु की केवल 
गन्धमात्र, जरा सा, बहुत ही थोड़े परिणाम में --घृत- 
गन्धि भोजनम्‌--सिद्धा० 4. सुगन्ध, कोई सुगन्धित 
सामग्री--एषा मथा सेविता गन्धयक्ति:--मुच्छ० ८, 
याज्ञ ० १।२३१ 5. गन्धक 6. पिसा हुआ चन्दन च्रा 
7. संयोग, सम्बन्ध, पड़ौस 8. घमण्ड, अहद्भा र--जैसा 
कि आत्तगन्ध' में,--धम्‌ . गन्ध, ब्‌ 2. कालो अगर- 
लकड़ी । सम०--अधिकम्‌ एक प्रकार का सुगन्ध 
द्रव्य,--अपकर्षणम्‌ गन्ध दूर करना,-- अभ्वु ( नपु० ) 
सुबासित जल,-अम्ला जेंगली नींबू का वृक्ष, --अध्मन्‌ 
( प्‌ृ०) गन्धक,--अष्टकम्‌ आठ सुगन्ध द्रव्यों का 
मिश्रण जो देवताओं पर चढ़ाया जाय, देवताओं की 
प्रकति के अनुसार यह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता हैं, 
--आख्‌ः: छछन्दर,- आजीवः सुगन्धों का विक्रेता, 
- आढ्य (वि०) गन्धसमृद्ध, बहुत सुगन्धित--ख्रज- 
इचोत्तमगन्धाद्या:- -महा ०, ( ढयः ) नारंगी का पेड़ 
(ढयम ) चन्दन की लकड़ी-,इन्द्रियम्‌ नाक, प्राणेन्द्रिय, 
-इभः,--गजः, -द्विप:.--हस्तिन (पू० ) 'सुवास-- 
हाथी' सर्वोत्तम हाथी--शमयति गजानन्यान्गन्धद्निप: 
कलभो5पि सन्‌-विक्रम ० ५।१८, रघ० ६७, ९७।७०, 
कि० १७।१७,--उत्तमा मदिरा, शराब,--उतस्‌ सुग- 
न्धित जल,--उपजीविन ( पुं०) गन्धद्रव्यों से आजी- 
विका कमाने वाला, गन्धी,--ओतुः: (गन्धोतु: या 
गधौतु: गन्धविलाव,--कारिका !. सुगन्ध द्रव्य बनाने 
वाली सेविका, शिल्पकार स्त्रो जो दूसरे के घर उसके 
नियन्त्रण में रहती है,-- कालिका-- काली ( स्त्री० ) 
व्यास की माता सत्यवती,--काष्ठम अगर की लकड़ी 
--कटी एक प्रकार का गंधद्रव्य,-- केलिका,---चे लिका 
कस्तूरी,-गुण (वि०) गंधगुण वाला, गंधयुक्त,-छाणम्‌ 


( रेरे४ ) | 


गंध का संघना,--जलम सुवासित, सुगंधित जल,--ज्ञा 
नासिका,-- तूृयेम्‌ बिगुल तथा दुंदुभि आदि रणवाद्य 
>-तैलम खशबदार तेल, सुगन्धित द्र॒व्यों से तेयार किया 
गया तेल,--दारु (नपुूं०) अगर की लकडी,--ब्रव्यम्‌ 
सुगन्धित द्वव्य,--धूलिः (स्त्री०) कस्त्री,-- नक्‌लः 
छछुन्दर,--नालिका, -- नाली नासिका,--निलूया एक 
प्रकार की चमेली,-पः एक पितृवर्ग,---पलाशिका हल्दी, 
--धलादगी आमा हल्दी की जाति,--पाषाणः गन्धक, 
--पिज्ञातिका धने का धआँ, (अपनी गंध से पिशाचों 
को आक्ृष्ट करने के कारण तथा कालेरंग का होने के 
कारण सम्भवत: इसका यह नाम पड़ा हू ),-- पुष्प 
. बेत का पौधा 2. केवड़े का पौधा, (ष्पम) खुशबदार 
फल -- पुष्पा नील का पौधा,-- पुतना भतनी, प्रेतनी, 
“-फलो !. प्रियंगुलता 2. चम्पककली,---बधुः आम का 
वक्ष--मात॒ (स्त्री०) प्ृथ्वी,-- मादनः . भौंरा 
2. गन्धक (--नः,-- नम्‌ ) मेरु पहाड़ के पूवव में स्थित 
एक पहाड़ जिसमें चंदन के अनेक जंगल हूँ,---मादनी 
मदिरा, शराब,-मांदिनी लाख, -- मार्जा रः गन्धविलाव 
>5मसख।,-- सिकः:,--म॒णी (स्त्री०) छछन्दर,--सग 
. गन्धबिलाव 2. कस्तृरोमग,-मंथन: साँड,--सोदन 
गन्धक,-मोहिनी चम्पक की कली,-यूक्ति: (स्त्री०) 
सुगन्धद्रब्यों के तेधार करने की कला,--राजः एक प्रकार 
की चमेली (जम) ॥. एक प्रकार का गंधद्रव्य 
2. चंदन की लकड़ी,--लता प्रियंग्लता,-- लोलपा मधु 
मक्खी,-- वहः वाय-राश्रिन्दिवं गन्धवह: प्रयाति--श ० 
५।४, दिग्दक्षिणा गन्धवहं मखेन--कु० ३।२५,--बहा 
नासिका,--वाहकः 7. वाय 2. कस्तूरीमग,--वाही 
नासिका,--बविद्धुलः गेहूं, -- वक्ष: साल का पेड़, - व्या- 
कलम्‌ कंकोल का पेड़,--शुण्डिनोी छछ दर,-- शेखर 
कस्त्री,-- सार: चन्दन,-- सोमम सफेद कुमदिनी 
-- हारिका गंधकारिका, स्वामिनी के पीछे-पीछे सुगंव 
लेकर चलने वाली सेविका | 

गन्धकः [ गन्ध-|- कन्‌ | गंधक । 

गन्धनम [ गन्ध्‌--ल्यट ] . अध्यवसाय, अविराम प्रयत्न 
2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, मार डालना 
3. प्रकाशन 4. सचना, संसूचन, सकेत । 

गन्धवती | गध--मतृप्‌-डीप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] . पथ्वी, 
2. शराब 3. व्यास की माता सत्यवती 4. चमेली का 
एक भेद । 


गन्धर्द: [गन्ध---अवब॑ -+-अच्‌] स्वर्गीय गायक, अधे देवों का ' 


वर्ग जो देवताओं के गवय तथा संगीतज्ञ मान जाते 
है, कहते हैँ कि वह कन्याओं के स्वर को मधुर बना 
देते ह--सोमं शौच ददावासां गंधवश्च शुभां गिरम्‌ 
याज्ञ ७ १/७१ 2. गवंया 3. धोड़ा 4. कस्तूरीमग 
४5. मृत्यु के बाद तथा पुन्जन्म से पूव की आत्मा 


नरक भ >>» ओम? ज . जग गोद न 20--3७७०७०५७००००७७७०- न >+»»»» न न." िनममन»०णनमर»»५»क ५ ऊन न नम न के 5 न कक» कक कक» +»»+ +++ 3333 टिममन ॥ म मिजरकाम+»»»»» >>» ऊन 3 न» न +५भणभ जम जब गिल मानता ५ 254 7 ॥ आन ्वा्यागानजा न अर 


आह ७१. 5" जज आााणणाां ्च्ण्ग्गे 5. जकू-5ै-जाा- 3 आर: 3 >> ऋछ आना डक: अऋरू - - जाहहा!. छा. जब जय . _....॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒॒.॒ _॒॒॒ धर. कक बाका. ब..ह8फहफ...-फ्फ+फ-एफ- || बा. बनाता 


|. राम डा. चना... 


ज्ट्म्चड न्प््््द ््ागाााणणणणशणशआआा २ | का करा बा. डा..." 


6. कोयछ । सम०--नगरम्‌,--पुरम्‌॒ गंधर्वों का 
नगर, आकाश में एक काल्पनिक नगर, संभवतः मरी- 
चिका आदि किसी नेंसगिक घटना का परिणाम, 
--राजः चित्ररथ, गंधर्वों का स्वामी,--विद्या संगीत 
कला, -विवाहः मन॒० ३।२७ में वरणित आठ प्रकार के 
विवाहों में से एक, इस प्रकार का बिवाह यवक और 
युवती की पारस्परिक रुचि और पूर्णतः प्रेम का परि- 
णाम हें, इसमें न किसी प्रकार की रीतिरस्म को 
आवश्यकता हूं और न किसी सगे संबंधियों की अनु- 
मति की, कालिदास के कथनानसार यह हेंः-- 
कृथमप्यवान्धवक्र्ता स्नेहप्रवत्ति:---श ० ४।१६,-- वेद 
चार उपवेदों में से एक, जिसमे संगीत कला का 
विवेचन ह,--हस्तः.--हस्तकः एरंड का पौधा । 


गन्धारः (ब० व०) [गध--ऋ--अण | एक देश और . 
उसके शासकों का नाम । 

गन्धाली ( स्त्री ० गे ). भिड़ 2. सतत सुगध । सम०- गर्भ: 
छोटी इलाइची । 

रन्धाल  (वि०) [ गन्ध--आल॒च ] सुगंधित, सुवा|सित, 
खुशबदार । 

गन्धिक (वि०) [ गन्ध -- ठन्‌ ] (केवल समास के अन्त में 
प्रयोग) . गंधवाला जसा कि 'उत्पलगन्धिक 2. लेश 
मात्र रखने वाला--भ्रातृगन्धिक: (नाममात्र का भाई), 
-- कः . सुगंधों का विक्रेता 2. गंधक । 

गभ्भस्ति (पु०, स्त्री०) [ गम्यते ज्ञायते- गम्‌--डज-गः 
विषय: त॑ बिभस्ति, भस्‌-+-क्तिच्‌ ] प्रकाश की किरण, 
स॒यंकिरण या चन्द्रकिरण,--स्तिः (पुं०) सूय (स्त्री०) 
अग्नि की पत्नी स्वाहा का विशेषण । सम०-करः 
- पाणि:, - हस्त: सूय । 

गभस्तिमत (१०) [ गभस्ति-+ मतुप |] सय--घनव्यपायंन 
गभस्तिमानिव---रघु० ३।३७, (नपुं०) पाताल के 
सात प्रभागों में से एक । 

गभोर (वि०) [ गच्छति जलमत्र; गम्‌--ईरन्‌, नि० 
भगागमः |--[ गम्भीर ] . गहरा - उत्तालास्त इमे 
गभी रपयस: पुण्या: सरित्सद्भमा:--उत्तर० २।३०, 
भामि० २१०५ 2. गहरी आवाज वाला (ढोल की 
भाँति) 3. घना, सटा हुआ, (जंगल की भाँत्ति) दुर्गम 
4. अगाध, मेधावी 5. संगीनं, संजीदा, महत्त्वपूर्ण, 
उद्यत 6. गुप्त, रहस्यपूर्ण 7. गहन, दुर्बोध, दुर्गाह्य । 
सम०--आत्मन परमात्मा,-वेध (वि०) अत्यन्त 
भेदक या अन्त: प्रवेशी । 

गभीरिका [ गरभीर--कन्‌--टापू, इत्वम्‌ |] गहरी आवाज 
वाला बड़ा ढोल । 

गभोलिकः [ ? | छोटा गावदुम तकिया । 

गम (भ्वा० पर०--गच्छति, गत--प्रेर० गमयति, सन्नन्त 
>-जिगमिबति, जिगांसते--आ०) जाना, चलना- 


फिरना--गच्छतु आर्या पुनर्देशनाय--विक्रम० ५, 
-गच्छति पुर: शरीरं धावति परचादसंस्तुतं चेत:--श० 
१।२४, क्वाधुना गम्यते --अब आप कहाँ जा रहे है ? 
2. बिदा होना, चले जाना, दूर जाना, खाना होना, 
अरस्थान करना--उत्तक्षिप्यनां ज्योत्तरिकं जगाम--श»० 
+।३० 3. जाना, पहुंचना, सहारा लेना, आ जाना, 
समीप आना--थदंगम्यो5पि गम्यते -पंच० १।७, एनो 
गच्छति कर्तारम्‌--मन्‌ ० ८।१९, पाप पापी पर मंड- 
लाता हूँ -४॥१९, इसी प्रकार--धर्राण मूर्ध्ना गम्‌ 
आदि 4. गुजरना, बीतना, (समय का) व्यतीत 
होना--काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धी मताम्‌ 
“हि० ११, गच्छता कालेन--अनन्तः 5. अवस्था 
था दशा को प्राप्त होना, होना, अनुभव करना, भग- 
तना, भोगना (प्रायः तान्‍्त और त्वान्त संज्ञाओं के 
साथ अथवा कम» की संज्ञा के साथ जुड़ता हैं) 
“गमिष्याम्युपहास्यतां--रघु० १॥३, परचादुमाख्यां 
सुमुखी जगाम-कु० १२६, उमा नामवाली हुई, 
इसी प्रकार--तृप्ति गच्छति-तृप्त हो जाता है, विषादं 
गतः- उदास हो गया, कोप॑ न गच्छति -क्रद्ध नहीं 
होता हूं; आनृष्यं गत:--ऋण से मुक्त हो गया 6. सह- 
वास करना, मथुन करना--ग्रोः: सुतां ** * यो गच्छति 


पुमानू-पंच० २।१०७, याज्ञ० १।८०, प्रेर०-4. भिज- 


वाना, पहुंचाना, (दशा को) प्राप्त होना 2. उपयोग 
करना, (समय की भांति) बिताना 3. स्पष्ट करना, 
व्याख्या करना, विवरण देना 4. अर्थ बतलाना, संकेत 
करना, विचार व्यक्त करना--द्वौ नञ्यौ प्रकृतार्थ गम- 
यतः--दो नकार एक सकारात्मक अथे को प्रकट 
करते हूँ अति-, दूर जाना, बीत जाना, अधि-, . अभि- 
प्रहण करना, अवाप्त करना, ले लेना--अधिगच्छति 
महिमान चन्द्रोषपि निशापरिगहीत:--मालबि० ११३, 
खनन्वायधिगच्छति--मनु० २२१८, ७।३३ भग० 
१६४, रघु० २।६६, ५।३४ 2. निष्पन्न करना, सुर- 
क्षित करना, पूरा करना--अर्थ सप्रतिबंध॑ प्र भ्रधिगन्तु 
सहायवानेव--मालवि० १॥९ 3. समीप जाना, की 
ओर जाना, पहुँचना, पैठ रखना--गुणालयोःप्यसन्मन्त्री 
नृपतिर्नाधिगम्यतै--पंच ० १३८४ 4. जानना, सीखना, 
अध्ययन करना, समझना,---तेम्योडघिगन्तुं निगमान्त 
विद्याम्‌ - उत्तर० २।३, कि० २।४१, मन्‌० ७३९, 
याज्ञ० १९९ 5. विवाह करना, (पति के रूप में) 
श्रहण करना--मनु० ९९१; अध्या--, प्राप्त करना, 
होना, घटित होना; अनु --, 4. मिलना-जलना, पीछे 
चलना, साथ चलना-ओदकान्तात्‌ स्निग्धो जनोडइन्‌गन्त- 
व्यः--श० ४, मार्ग मनुष्येश्वरघमंपत्नी श्रतेरिवार्थ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌--रघु० २।२, ६, कि० ५।२, मनु० 
१२!११५, पंच० १७७३ 2. नकल करना, समरूप होना, 


। 
२्‌ 


सालकमशरमयक 9... अयक कुछ कर -ज 


'डक---3-+ अबकी >> स्‍तर ..-.आा.. ना ना "शा "ना "गाया" गा... हा... "रा". पा. "आ...आ.ध.....--न्‌गाओ। ता नारा. ..बलबन६6&०--नूत--ाहु-----नाइ-गाहाका" हा ना... पा... ७०००-०० मृनम्म्मूइग्गाइाा गाए" "गाया गाया ...डक............ुुु..- 


उत्तर देना-- आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रर्म दद्भधी रध्व- 
निमन्‍्वगच्छत्‌ --रघु० १६।१३, कि० ४।३६, अन्तर-, 
बीच में जाना, सम्मिलित होना, अन्तहित होना, 
दे० अन्तगंत, अप --, . दूर चले जाना, जुदा हो जाना, 
(समय आदि की भांति) बीत जाना--पंच० ३।८ 
2. ओझल होना, अन्तर्धान होना, से चले जाना; 
अभि--., निकट जाना, समीप होना, दर्शन करना-एन- 
मभिजम्मुमेहष य:--रघु० १५।५९, कि० १०|।०९, 
“मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय:--मनु० ११ 
2. मिलना, (अकस्मात्‌ या संयोग से) घटित होना 
3. सहवास करना; मंथन करना->-याज्ञ ०७ २।२०५, 
अम्या--, 4. समीप आना, पहुँचना, निकट आना--सवे- 
त्राभ्यागतो गुरुः-हि० १।१०८ 2. प्राप्त करना, हासिल 
करना, अभम्युद्‌--, . उठना, ऊपर जाना 2. की ओर 
जाना, मिलने के लिए आगे बढ़ना, अभ्यप--, सहमत 
होना, स्वीकार करना, जिम्मेवारी लेना, मानना, मंजूर 
करना, अपनाना, अब--, . जानना, सीखना, विचा- 
रना, समझना, विश्वास करना --परस्तादवगम्यत एव 
“शे० १, कथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूले:-मृच्छ० १, भग० १०।४१, रघु० ८।८८, भद्धि० 
५।८१ 2. विचार करना, मानना, समझना (प्रेर०) 
वहन करना, प्रकट करना, संकेत करना, जाहिर करना, 
कहंना --भट्टि० १०।६२, आ--, . आना, पहुँचना 
2. आ जाना, प्राप्त करना, (विशेष दशा को) पहुँच 
जाना ([प्रेर०) 4. ले जाना, लाना, वहन करना-- आग- 
मितापि विदूरम्‌-- गीत० १२ 2. सीखना, अध्ययन 
करंना--रघु० १०७१, 3. प्रतीक्षा, करना (आ०), 
उद्‌ --। उठना, ऊपर जाना-असह्यवातोद्गतररेणु मण्डला 
प ऋतु ० १।१० अने० पा० 2. अंकुर फटना, दिखाई 
देना विक्रम० ४॥२३ 3. उदय होना, निकलना; पंदा 
होना, जन्म लेना --इत्युद्गता: पौरवधूमुखेभ्य: श्वृण्वन 
कथा: -- रघु० ७१६, अमरु ९१ 4. प्रसिद्ध या विख्यात 
हीना--रघु० १८।२०, उप---, . जाना, निकट जाना, 
प्राप्त करना, पहुँचना--रघु० ६।८५ 2. पैठना, अन्दर 
घुसना - शि० ९।३९ 3. अनुभव करना, भुगतना 
-“तपों घोरमुपागमत्‌--रामा० 4. अवस्था को प्राप्त 
होना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना --प्रतिकलताम- 
पगते हि विधौ-शि० ९।६, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम- 
कु० १।८ 5. मान लेना, स्वीकृति देना, सहमत होना 
6. सभोग के लिए स्त्री के निकट जाना-- सुप्तां मत्तां 
प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति--मनु ० ३।३४, ४४०, 
उपा---, 4. आ जाना, पहुँचना (स्थान पर या व्यक्ति 
के पास) 2. पहुँच जाना, अवस्था को चले जाना, 
प्राप्त करना--तृप्तिमुपागत:, पञ्चत्वमुपागत: आदि 
3. लेना, प्राप्त करता--याज्ञ ० ३॥१४३, नि--, . पहुँच 


'जाना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना, हासिल करना 


>य्यत्र दुःखान्तं च निगच्छति-- भग० १८।३६, ९२६ 
2. ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, निस्‌ (निर)--, . बाहर 
जाना, जुदा होना-प्रकाशं निर्गतः-श० ४, हुतवहपरि- 
खेदादाश निर्गत्य कक्षात्‌--ऋतु ० १२७, मनु० ९८ ३, 
श० ६।३, अमरू ६१ 2. हटाना, जैसा कि---निर्गत- 
विशड्)धू: में 3. (किसी रोग से चिकित्सा द्वारा) मुक्त 
होना परा-, . वापिस आना,--तदय परागत एवास्मि 
--उत्तर० ५ 2. घेरना, लपेटना, व्याप्त करना--स्फुट- 
परागपरागतपद्चुूुजम--शि० ६।२, परि---५ . जाना, 
चक्कर लगाना,--तं हय॑ तत्र परिगम्य---रामा०, यथा 
हि मेरु: सूर्येण नित्यशः परिगम्यते--महा ० 2. घेरना, 
शि० ९।२६, भट्टि ० १०१, सेनापरिगत-आदि 3. सर्वत्र 
फंलना, सब दिशाओं में व्याप्त होना 4. प्राप्त करना 
--वषलताम्‌--आदि 5. जानना, समझना, सीखना-- 
रघु० ७।१७१ 6. मरता, (इस संसार से) चले जाना 


' _बय॑ येभ्यो जाताश्चिरपरिंगता एव खल ते--भतृ० 


३।३८ 7. प्रभावित करना, ग्रस्त करना, ज॑ंसा कि 
--क्षधया परिगतः--में, पर्या--, . निकट जाना, को 
ओर जाना 2. पूरा करना, समाप्त करना 3. जीतना, 
अभिभत करना, प्रति--५ 7. वापिस जाना 2. बढ़ना, 
की ओर जाना प्रत्या--, वापिस आना, लोट आना 
प्रत्युद--, (सत्कार करने के लिए) आगे जाना, बढ़ना 
या मिलना - प्रत्यज्जगामातिथिमातिथेय:--रघु ० ५।२, 


' प्रत्यदृगच्छति मूछति स्थिरतमः पुझ्जे निकुज्जे प्रिय: 


गस 


--गीत ० ११, भामि० ३।३, बि--+ (समय आदि का | 
. बीत जाना,-सन्ध्ययापि सपदि व्यगमि-शि० ९।१७ 
2. ओझल होना, अन्तर्धान होना-- सलज्जाया लज्जापि 
व्यपगमदिव दूरं मगदुश:--गीत० ११, भग० १११, 
मनु ० ३३२, ५९, (प्रेर०) व्यतीत करना, बिताना 
--विगमयत्युन्निद्र एव क्षपा:--श० ६।५, विनिस्‌ू-- 
. बाहर जाना 2. अन्‍्तर्धान होना, ओझल होना विवप्र 
अलग होना सम्‌ू--, (आ० में प्रयुक्त) . मिल जाना, 
इकटठे चलना, मिलना, मुकाबला करना- अक्षघूते 
समगंसि--दश ०, एते भगवत्यौ कलिन्दकन्यामन्दाकिन्यो 
संगच्छेति-अनर्घ ० ७ 2. सहवास करना, सभोग करना 
--भार्या च परसंगता--पंच० १२०८, मनु० ८।३७८, 


(प्रेर०) इकट्ठा करना, मिलाना या एकत्र करना 


--रघु० ७। १७, समधि-- !. के पहुंचना 2. अध्य- 
यन करना 3. प्राप्त करना, अभिग्रहण करना - यत्ते 
समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्यथ तद्धनमू---मनु ० ८।४१६, 
समव--, प्री तरह से जान लेना, समुपा--, . पास 
पहुँचना 2. आ पड़ना । 

(वि०) [ गम्‌+अप्‌ ) (समास के अन्त में) जाने 


वाला, हिलने-जलने वाला, पास जान वाला, पहुंचाने 


वाला, प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला आदि 
खगम, तुरोगम, हृदयंगम आदि,--सः 4. जाना, 
हिलना-जलना 2. प्रयाण करना --अश्वस्ये काहगम: 
3, आक्रमणकारी का कूच करना 4. सड़क 5. अविचा- 
रिता, विचारशून्यता 6. ऊपरीपन, अटकलपच्चू निरी- 
क्षण 7. स्त्री-संभोग, सहवास--गुवेद्धनागमः- मनु० 
११५५, याज्ञ० २२९३ 8. पासे आदि का खेल। 
सम०---आगमः आतना-जाना । 

गसक (वि०) (स्त्री ०--मिका) [ गम्‌+पण्वुल्‌ | . संके- 
तक, सुझाव देने वाला, प्रणाम, अनुक्रमणी---तदेव 
गमक पाण्डित्यवेदग्ध्ययो:--मा० १॥७ 2. विश्वासी- 
त्पादक । 

गसनम्‌ [ गम्‌--ल्युट्‌ | . जाना, गति, चाल-- श्रोणी- 
भारादलसगमना - मेघ० ८२, इसी प्रकार--गजदनद्व- 
गमने--शंगार ० ७ 2. जाना, गति (वशेषिक इसे 
पाँच कमों में से एक कर्म समझते हैं) 3. निकट पहुं- 
चना, पहुंचना 4. अभियान 5. अनुभव करना, भुग- 
तना 6. प्राप्त करना, पहुँचना 7. सहवास । 

गसिन्‌ (वि०) [ गम--इति | जाने के विचार वाला 
-जैसा कि 'ग्रामंगमी' (पुं०) यात्री । 

गमनीय, गम्य (सं० कृ०) [ गम्‌--अनीयर, यत्‌ वा | 
. सुगम,-- उपागम्य विकारस्य गंमनीयास्मि संवृत्ता-- 
श० १ 2. सुबोध, आसानी से समझ में आने योग्य 
3. अभिप्रेत, निहित, अर्थयक्त 4. उपयुक्त, वाड्छित, 
योग्य--याज्ञ ७ १।६४ 5. सहवास के योग्य,--दुजन- 
गम्या नाय:--पंच० १।२७८, अभिकामां स्त्रिय यश्च 
गम्यां रहसि याचितः, नोपेति- महा० 6. ( औषधि 
आदि से) उपचार योग्य-न गम्यो मन्‍्त्राणाम्‌ --मभेंत ० 
१।८९ । 

गम्भारिका, गम्भारी [गम्‌+-विच्‌>-गम्‌, त॑ गम >- निम्नगति 
बिभति-- गम्‌--भु+ण्बुलू--टापू, इत्वमू, गम्‌न॑भे 
+अण डीोष | एक वृक्ष का नाम ! 

गम्भीर (वि०) [">गभीर |--रघु० १।३६, मेघ० ६४, 


६६,---र: . कमल 2. जंबीर, नींबू। सम०--वेदिन्‌ 
(वि०) (हाथी की भांति) दुर्दात्त, अड़ियल | 

गम्भी रा, गम्भीरिका [गम्भी र-- टाप्‌, गम्भी र-- कन्‌ + टाप, 
इत्वम |] एक नदी का नाम--गम्भीराया: पयासि 
---मेघ ० ४० | 

गय: . गया प्रदेश तथा उसके आस पास रहने वाले लोग 
2. एक राक्षस का नाम,---या बिहार में एक नगर जो 
एक तीर्थ स्थान है । 

गर (वि०) (स्त्री०-री) [ गीयंते-गुनअच्‌ | निग- 
लने वाला,--रः . पेय, शरबत 2. बीमारी, रोग 
3. निगलना ((गरा' का भी यही अर्थ हे,---र;,-रम्‌ 
4. ज़हर 2. विषनाशक औषधि,--रम्‌ छिड़कना, तर 


( रे३७ ] 


करना । सम०--अधिका !. लाक्षा _ नामक कीड़ा 
2. इस कोड़े से प्राप्त लाल रंग,--घ्नी एक प्रकार की 
मछली,--द (वि०) विष देने वाला, जहर देने वाला 
(“-दम्‌) विष,--कश्नतः मोर । 

ग्रणम्‌ | गू+ल्यूट ] !. निगलने की क्रिया 2. छिड़कना 
3. विष । 

गरभः | गू+अभच्‌ | अ्रूण, गर्भस्थ बच्चा, दे० गर्भ । 

गरल:,--लम्‌ [गिरति जीवनम्‌--गू--अलच्‌ तारा० | 
विष, जहर,--कुवलयदलश्रेणी कण्ठे नसा गरलदति 
“-गीत० ३, गररूमिव कलयति मलयसमीरमं---४ 
स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम-१० 2. साँप का 
विष,---लम घास का गटठड। सम०-- अरि; पन्ना 
मरकतमणि | 

गरित (वि०) | गर--इतच्‌ | विषयक्त, जिसे जहर दिया 
गया हो । 

गरिसन्‌ (पुं०) [गरु--इमनिच, गरादेश:] . बोझ, भारी 
पन,-शि० ९४९ 2. महत्त्व, बड़प्पन, महिमा--पंच ० 
१।३० 3. उत्तमता, श्रेष्ठता 4. आठ सिद्धियों में से 
एक सिद्धि जिसके द्वारा अपने आपको इच्छानसार 
भारी या हल्का कर सकता हे--दे० सिद्धि! । 

गरिष्ठ (वि०) [ ग्रु--इष्ठन गरादेश: | . सबसे भारी 
“. अत्यन्त महत्त्वपूणं (गुरु शब्द की उत्तमावस्था) 

गरोयस्‌ (वि०) [ गुरु--ईयसुन, गरादेश: ) अधिक भारी 
अपेक्षाकृत वजनदार, अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण ('गरु' की 
मध्यमावस्था )-मतिरेव बलादगरीयसी---हि० २।८६, 
बृद्धस्य तरुणी भारया प्राणेभ्योषपि गरीयसी--हि० १। 
११२, शि० २।२४, ३७ । 


गरुंडः | गरुदभ्यां डयते--डी--ड पृषो० तलोप:ः--ग-- 
उडच्‌ ] . पक्षियों का राजा (यह “विनता” नाम की 
पत्नी से उत्पन्न कश्यप का पुत्र है, यह पक्षियों का 
राजा, साँपों का नंसगिक शत्र और अरुण का बडा 
भाई हें; एक बार इसकी माता और उसकी सौत कढद्र 
में 'उच्चे: श्रवा' के रंग के विषय में झगड़ा हुआ 
विनता हार गई और शर्ते के अनसार उसे कद्र की 
दासी बनना पड़ा। गरुड, माता की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में इन्द्र के पास गया, वहाँ 
से साँपों के लिए अमत का घड़ा लाने में गरुड को 
उसके साथ जूझना पड़ा, अन्त में वह अमृत प्राप्त 
करने म॑ सफल हुआ, फलत: विनता को स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो गई। परन्तु इन्द्र अमत का घड़ा सांपों के 
पास से ले गया . गरुड को विष्ण की सवारी चित्रित 
किया. गया हैं । इसका चेहरा इवेत, नाक तोते जैसी 
पर लाल और दरीर सुनहरी है) 2. गरुड की शक्ल 
का बना भवन 3. विशेष सनिक व्यह रचना । सम० 
““अग्रज: सूर्य के सारथि अरुण का विशेषण,--अड्डः 
रे 


विष्णु का विशेषण,--अद्धितम--अद्सन्‌ (प्‌०) 
“:उत्तीणम्‌ पन्ना,--ध्वज: विष्ण की उपाधि,--ब्यह 
एक प्रकार की विशेष सनिक व्यवस्था दे० (3.) 
ऊपर । 

गरुत (प०) [गृ (ग)--उतति ]. पक्षी के पर, बाज 
2. खाना, निगलना । सम०--योधिन (पूं०) बटेर । 

गरुत्मत्‌ (वि०) [ गरुत-+-मतुप ] पक्षी--गरुत्मदाशी विष- 
भीमदशन:---रघु० ३॥५७, (पुं०) . गरुड 2. पक्षी । 

गरुल: [ --गरुड:, डस्य लः | गरुड़, पक्षियों का राजा । 

गंगे: | गू-ग ] . एक प्राचीन ऋषि, ब्रह्मा का एक पृत्र 
2. साड़ 3. केचवा (ब० व०) गे की संतान। सम०» 
“जल्रोत: (नप्‌०) एक तीथे। 

गगर: [ गगे इति शब्दं राति--गर्ग --रा-|-क ) !. भँवर, 
जलावत 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र 3. एक प्रकार की 
मछली 4. मथानी, दही बिलोने का मटका,--री 
मथानी, पानी की गागर । 

गर्गाद: | गे इति शब्देन अटति--गर्ग -अट-!- अच । एक 
प्रकार को मछली । 

गज (भ्वा० पर०--चरा० उभ०--गजं ति, गज॑यति-ते 
गजित) !. दहाड़ना, गुर्राना-गर्जन हरि: साम्भसि 
शलकुञ्जें--भट्टि ० २९, १५२१, रणे न गर्जन्ति वुथा 
हि शूरा:--रमा०, हृष्टो गजंति चातिदर्पितबलो 
दुर्योधनो वा शिखी--मच्छ ० ५१६ 2. एक गहरी और 
गड़गड़ाती हुई गर्जना करना--यदि गजंति वारिधरो 
गज॑तु तन्नाम निष्टरा: पुरुषा:--मु च्छ ० ५।३२, (और 
इस अंक के दूसरे कई इलोकों में) गर्जति शरदि न 
वषति वर्षति वर्षास निःस्वनो मेघः---उम्भट, अन-- 
बदले में गड़गड़ाना, गंंजना--कु० ६।४०, प्रति-- 
. चिघाड़ना, दहाड़ना (आलं०) 2. मकाबला करना 
विरोध करना-अयोहृदय: प्रतिगर्जताम-रघ ० ९।९ | 


गज: | गज-+घजञा | . हाथियों की चिघाड 2. बादलों 
की गरज या गड़गड़ाहट । 

गजनम्‌ [ गज +ल्यट | . दहाड़ना, चिघाड़ना, गर्राना 
गड़गड़ाना 2. (अतः) आवाज, कोलाहल 3. आवेश् 
क्रोध 4. संग्राम, यद्ध 5. झिड़की । 

गर्जा, गजिः [ गर्ज --टाप, गर्ज --इन | बादलों की गड़गडा- 
हट, गरज । 

गजित (वि०) [ गर्ज +क्त ] गर्जा हुआ, चिंघाड़ा हुआ 
-तम्‌ बादलों की गरज, या गड़गड़ाहट,-त: चिघाडता 
हुआ, जिसके मस्तक से मद झरता हैं । 

गतेः,.--तंम्‌ | गू+तन्‌ ] कोटर, छिद्ग, गफा--ससत्त्वेष 
गतषु---मनु ० ४।४७, २०३, (इस अ्थ में 'गर्ता भी) 
- लें: 7. कटिखात 2. एक प्रकार का रोग 3. एक 
देश का नाम, त्रिगतं का एक भाग। सम०--आश्रय: 
चूहे की भाँति बिल में रहने वाला जानवर । 


( ३३८ 


गतिका ;[ गर्ते: अस्त्यस्या:--गर्त +-ठन्‌, | ज॒लाहे का कार- 
खाना, खडडी, (क्योंकि जुलाहा अपनी खडडी पर 
बठते समय पर भूमि के नीचे गढे मे रखता हे) । 

गद (भ्वा० पर०, चुरा० उभ०-गदति, गदंयति,-ते) 
शब्द करना, दहाड़ना । 

गदभः (स्त्री०--भी) [ गदं -अभच्‌ ] 4. गधा“ -न 
गदभा वाजिधरं वहन्ति-मृच्छ ० ४।१७, प्राप्ते तु षोडश 
वर्ष गदंभी ह्यप्सरायते--सभा०, गधे की तीन बड़ी 
विशेषताएँ ह:--अविश्लवांतं वहेड्भारं शीतोष्णं च न 
विदति, ससंतोषस्तथा नित्य त्रीणि शिक्षत गदभात्‌ 
“>-चाण० ७० 2. गंध, ब,--भम्र सफेंद कुमदिनी । 
सम ०--अण्ड:,---डकः: . एक वक्षविशष 2. वक्ष 
->आह्वयभ सफेद कमल,--गद:ः चमरोगविशेष । 


गधे: [ ग्ध+घझा, अच्‌ वा | . इच्छा, उत्कठा 
2. ऊालच । 

गर्धन, गधित (वि०) [गृध्‌+ल्यूटू, क्त वा] लोभी, 
लालचो । 


गधिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ गर्ध--इनि | !. इच्छुक 
लालची, लोभी--नवान्नामिषगधिन:--मन्‌ ० ४।२८ 
2. उत्सकतापूवक किसी काय का पीछा करने वाली । 


गर्भ: [ ग-|-भन | !. गर्भाशय, पेट --गर्भषू वसति:--पंच ० 
१, पुनगंभ चे सभमवम्‌-मन्‌० ६॥६३ <. भ्रूण, गभ- 
स्थ बच्चा, गर्भाधान--नरपतिकुलभूत्य गर्भमाधत्त 
राज्ञी--रघु० २॥७५, गर्भाव्मदद्राजपत्तया: --कु० 
१।१९ ३. गर्भाघान काल-गर्भाष्टमेड्बदे कुर्वीत ब्राह्मण- 
स्योपनयनम्‌-मन्‌ ० २।३६ 4. (गर्भस्थ) बच्चा श० 
६ 5. बच्चा, अण्डशावक 6. किसी वस्तु का अभ्यन्तर, 
मध्य या भीतरी भाग (इस अर्थ में समस्त पद )-हिम- 
गर्भभयूख:--श ० ३॥।३, अग्निगर्भा शमीमिव---४।१, 
रघु० २३।९, ५१७, ९।५५, शि० ९।६२, मा० ३।१२, 
मुद्रा० १॥१२ 7. आकाश-प्रसू ति अर्थात्‌ सूर्य किरणों द्वारा 
आठ मासतक शोषित और आकाश में संचित वाष्पराशि 
जो बरसात में फिर इस धरती पर बरसती हूं, तु० मनु० 
९।३०५ 8. भीतरी कमरा, प्रसूतिकागह, जच्चा खाना 
9. अम्यन्तरीण प्रकोष्ठ 0 छिद्र 4, अग्नि ।2. आहार 
3. कटहल का कटीछा छिलका 4. नदी का पाट, धि- 
शेषत: भाद्रपद चतुर्दशी को गंगा का जब कि वर्षाऋतु 
अपने योवन पर होती ह तथा दरिया उमड़ कर चलते हैं । 
सम०-अड्ूः: (ग्भडड्भू: भी ) अंक के बीच में विष्कंभक 
जैसा कि उत्तर रामचरित के सातवें अंक में कुश और लव 
के जन्म का दृश्य, या बालरामायण में सोतास्वयंवर, सा० 
द० परिभाषा देताहै-अ छ्टोदर प्रविष्टो यो रज्भद्वारामुखा- 
दिमान्‌ अकछ्लीोज्परः स गर्भाड़ू: सबीज: फलवानपि। 


२७९,-अबक्रान्ति: (स्त्री०) आत्मा का गर्भ में प्रविष्ट 
होना,---आगारम्‌ _7. बच्चेदानी 2. भीतरी कमरा, | 


) 


निजी कमरा, अन्त: पुर 3. प्रसतिकागह 4. मन्दिर 
का पूजाकक्ष, जहाँ देवता की मति स्थापित रहती हैं, 


- “-आधानम . गर्भ रहना, गर्भधा रण-- गर्भाधानक्षण- 


परिचयान्नूनमाबद्धमाला: (बलाका: )-मेघ० ९ 2. एक 
संस्कार, ऋतु-स्नान के पश्चात्‌ एक श॒द्धि संस्कार 
(यह संस्कार ही धामिक पक्ष में विवाह की पूर्णता को 
वध ठहराता हूं) याज्ञ ० ११ १,---आद्ाय: योनि, बच्चे- 
दानी,--आलख्राव: गर्भ का कच्चा गिरना, गर्भपात 
--ईइवर: जन्म से ही धनी, जन्मजात धनी, पदाइशी 
राजा या रईस,---उत्पत्ति: शभ्रण की रचना,-- उपघात: 
कच्चे गर्भ का गिर जाना,--उपघातिनो वह गाय या 
स्‍त्री जिसे बिना ऋतु के गर्भ का-स्राव हो जाय,--कर 
(वि०) गर्भ धारण करने वाला,--काल: ऋतु काल 
गर्भधारण का समय,-- कोश:,--ष: गर्भाशय, बच्चेदानी 
--बलेश: गर्भधारण करने का कष्ट, प्रसव की पीड़ा, 
--्षेयः गर्भ की कच्ची अवस्था में गिर जाना,-गहम, 
>भेवनम्‌,--वेइसन्‌ (नपृ०) . घर के भीतर का 
कमरा, घर का मधष्यभाग 2. प्रसतिकागह 3. मन्दिर 
का वह कक्ष जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापित हो 
-जनिर्गत्य गर्भभवनात्‌--मा ० १,--ग्रहणम्‌ गर्भधारण 
गर्भ होना,-घातिनू (वि०) गर्भपात कराने वाला, 
-“चलनम्‌, गर्भ स्पन्दन, गर्भाशय में बच्चे का हिलना- 
डोलना,-च्यूतिः (स्त्री०) . जन्म, प्रसृति 2. गर्भस्नाद 
-“दासः:,--सी जन्म से ही गलाम (तिरस्कार सूचक 
शब्द ),-द्रुह (वि०) (कतं० ए० व० ध्र॒क ) गर्भपात 
करने वाला,---धरा गर्भवती,--घधारणं--घारणा गभ- 
स्थिति, गर्भ में सन्‍तान को रखना,--ध्वंसः गर्भपात, 
--पाकिन्‌ (पृ०) साठ दिन में पकने वाला धान, 
साठी चावल,--पात: चोथे महिने के बाद गर्भ का गिर 
जाना,--पोषणम्‌, -- भर्मन्‌ (नपु ०) गर्भस्थ बालक का 


. वालन-पोषण---अन ष्ठिते भिषग्भिराप्तररथ गर्भभर्णि 


--रधु० ३।४२--मसण्डप: शयनागार, प्रसूतिकागह, 
--मास:ः वह महीना जिस में गर्भ रहे,--मोचनम प्रसव 
बच्चे का जन्म,--योषा गर्भवती स्त्री (आलं० ) चढ़ी 
हुई गंगा जब कि उसका पानी किनारों से बाहर बहता 
हो,--रक्षणम्‌ गर्भस्थ बालक की रक्षा करना,--रूप:, 
--रूपक: बच्चा, शिश, तरुण,--लक्षणम गभ हो जाने 
का चिह्न,--लम्भनम्‌ गर्भ की रक्षा और उसके विकास 
के लिए किया जाने वाला एक संस्कार,--वसति: 
(स्त्री ० )-वास: . गर्भाशय--मन ० १२।७८ 2. गर्भा- 
शय में रहता,-विच्यति: (स्त्री०) गर्भाधान के 
आरम्भ ही में गर्भत्नाव हो जाना,--वेदना प्रसवपीडा 
>-व्याकरणम्‌ गर्भ की उत्पत्ति और वद्धि,-शद्कक: एक 
प्रकार का औजार जिससे मरे हुए बच्चे को पेट से 
निकाला जाता ह,-शब्या गर्भाशय,--संभव:--संभति 


( २३९ ) 


(स्त्री०) गर्भवती होना,---स्थ (वि०) . गर्भाशय में 
विद्यमान 2. अभ्यन्तर, आन्तरिक, -- स्राव: गर्भ गिर 
जाना, गर्भ का कच्ची अवस्था में बह जाना--बर गर्भ- 
स्राव:--पच० १, याज्ञ ० ३२०, मन्‌० ५१६६ । 

गर्भक: [| गर्भ--कन्‌ | बालों के बीच धारण की हुई पुष्प- 
माला,--कम्‌ दी रातों और उनके बीच के दिन का 
समय । 

गर्भण्ड: [गर्भस्य अण्ड इव ष० त०] नाभि का बढ़ जाना । 

गर्भवती [ गर्भ -- मतुप्‌+-डछीप्‌, वत्वम्‌ ] गर्भिणी स्त्री । 


गभिणी [ गर्भ -इनि -- ढीप्‌ | गर्भवती स्त्री (चाहे मनृष्य 
की हो या पशु की )--गोगर्भिणी प्रियनवोलपमालभारि- 
सेव्योपकण्ठविपिनावलयों भवन्ति--मा० ९॥२, याज्ञ० 
१।१०५, मनु० ३।११४। सम०--अवेक्षणम दाईपना, 
गर्भवती स्त्री और नवजात बच्चे की सेवा और परि- 
चर्या,-दोहदम्‌ गर्भवती स्त्री की प्रबल इच्छाएँ या रुचि, 
“व्याकरणम्‌,-व्याकृतिः (स्त्री०) (आय वेंद शास्त्र का 
एक विशेष अद्भ |] गर्भ के विकास का विज्ञान । 

गभित (वि०) [ गर्भ--इतच्‌ | गर्भयक्त, भरा हुआ । 

गर्भतृष्त (वि०) [ अलक्‌ स० त० ] 4. बालक की भाँति 
गर्भ में ही संतुष्ट 2. आहार और सन्‍्तान के विषय में 
संतुष्ट 3. आलसी । 

गमुत्‌ (स्त्री०) [ गृ--उति, म्‌ट | 4. एक प्रकार का घास 
<. एक प्रकार का नरकुरू 3. सोना । 


गये (स्वा० पर०--गवंति, गवित) घमंडी या अहंकारी 
- होना, (केवल भू० क० क्ृ० के रूप में प्रयकत, जो कि 
विशेषण ही समझा जाता है और गवं से बना हैं ) 
कोर्थान्प्राप्प न गवितः--पंच० ११४६ । 
गये: | गवं-- घञ |] 4. घमंड, अहंकार---मा कुरु धनजन- 
यौवनगर्व हरति निमेषात्काल: स्वम्‌ --मोह० ४, मुधे- 
दानीं योवनगर्व वहसि-- मालवि० ४ 2. अल» शास्त्र 
म ३३ व्यभिचारिभावों में से एक--रूपधनविद्यादि- 
प्रयुक्तात्मोत्कषेज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्व:--रस०, या 
सा० द० के अनुसार---गर्वो मद: प्रभावश्रीविद्यासत्कु- 
लतादिज:, अवज्ञासविलासाज्भदर्शनाविनयादिक्ृत्‌ । 
गर्वाटः | गवे-)-अट्‌ -- अच्‌ ] चौकीदार, द्वारपाल । 
गहें (भ्वा०, चुरा० आ० (कभी कभी पर० भी )>हँते, 
गहँयते, गहित 4. कलंक लगाना, निन्‍्दा करना, झिड़की 
देना - विषमां हि दशां प्राप्य देव गहँयते नरः--हि० 
४३, मन ० ४॥ १९९ 2. दोषी ठहराना, आरोप लगाना 
3. खेद प्रकट करना, बि--, कलूंकित करना, निन्‍्दा 
करना, झिड़की देना-तं विगहेन्ति साधव:-मन्‌ ० ९।६८, 
२।४६, ११।५२ । 
गहँणम्‌,--णा [ गहं --ल्युटू, गहं---युच्‌--टाप्‌ ] निन्‍दा, 
कलक, झिड़की, दुवंचन । 
गहाँ [ गहँ--अ-+-टाप्‌ ] दुर्वंचन, निन्‍्दा । 


गह्म॑ं (वि०) [ गहं--ण्यत्‌ ] निन्दनीय, निन्‍्दा के योग्य, 
कलंक दिये जाने के योग्य--गद्मों कुर्यादुभे कुले--मनु० 
५१४९ | सम०--बादिन्‌ (वि०) अपशब्द कहने 
वाला, दुवंचन बोलने वाला । 

गल्‌ (म्वा० पर०--गलूति, गलित) 4. टपकाना, चुआना, 
पसीजना,-चूना-जलमिव गलत्युपदिष्टमू--का० १०३, 
अच्छकपोलमूलगलिते: (अश्लुभि:)--अमरु० २६॥९१, 
भामि० २।२१, रघु० १९।२२ 2. टपकना, या गिरना 
“एशरदमच्छगलद्स्‍रननोपमा--शि० ६।४२, ९।७५, 
प्रतोदा जगलुः--भट्टि ० १४॥९९, १७।८७, गलूद्धम्मिल्ल 
-“गीत० २, रघु० ७।१०, मेघ० ४४ 3. ओझल होना, 
अन्तर्धान होना, गुजर जाना, हट जाना-- शैशवेन सह 
गलति गुरुजनस्नेह:--का० २८९, विद्यां प्रमादगलि- 
तामिव चिन्तयामि--चौर०, भर्तृ० २।४४, भट्टि० 
५।४२३, रघृ० ३।७० 4. खाना, निगलना (ग॒से 
संबद्ध) 5पप्रर० या चरा० “उभ० (भू० क० कृ० 
ऊगलित)--. उड़ेलना 2. निथारना, निचोड़ना 
3. बेहना (आ० ), निसू--, टपकना, रिसना, चूना-रघु ० 
५१७, पर्या---, टपकाना, भट्ठि० २।४, बि--, 4, टप- 
काना-- विक्रम० ४॥१० 2. टपकना, चूना 3. ओझल 
होना, अन्‍्तर्धान होना । 

गल: | गल्‌--अच्‌ | 4. कंठ, गर्दन--न गरल गले कस्तू- 
रोयं-- तु० अजागलस्तन:---भतूं० १।६८, अमरु ८८ 
2. साल वृक्ष की लाख 3. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 
सम०-- अडक्रः गले का एक विश्येष रोग (सृजन), 
“उद्भव: घोड़े की गर्दन के बाल, अयाल,--ओघ: 
गले की रसौली,---कम्बल: गाय बैल की गर्दन का नीचे 
लटकने वाला चमड़ा, झालर,---गण्ड: गंडमाला, गले का 
एक रोग जिसमें गांठ सी निकल आती है,--्रहः, 
 प्रहणम्‌, . गला पकड़ना, गला घोटना, इवासावरोध 
करना <. एक प्रकार का रोग 3. मास में क्रृष्णपक्ष के 
कुछ दिन--अर्थात्‌ चौथ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी और तीन इससे आगे के,--चमंन्‌(नपुं० ) 
अन्ननाली, गला,--द्वारम्‌ मुँह,---मेखला हार,-- वार्त 
(वि०) [. गले की क्रिया में निपुण, खब खाने और 
हजम करने वाला, तन्दुरुस्त, स्वस्थ-दृश्यन्ते चैव तीर्थेष 
गलवातस्तपस्विन:-पच ० ३, अने० पा० 2. पिछलरूग्गू, 
चाटुकार,--अतः मोर,--शुण्डिक उपजिद्धा, 
“-शुण्डी गदन की ग्रन्थियों की सूजन,---स्तनी (“गले- 
स्तनी भी) बकरी,---हस्तः 4. गले से पकड़ना. गला 
घोटना, अरधंचन्द्र या गरदनिया 2. अध॑ंचन्द्राकार 
बाण, तु० अधचन्द्र,--हस्तित (वि०) गले से पकड़ा 
हुआ, गर्देनिया देकर निकाला हुआ, गला घोटा हुआ । 

गलकः | गल्‌--बुन्‌ | !. कण्ठ, गर्दन 2. एक प्रकार की 
मछली । 


| रे४े० ) 


गलनम्‌ [ गल--ल्‍्युट्‌_] 4. रिसना, चूना, टपकना 2. चूना, 
पिघल जाना । 

गलन्तिका, गलन्ती [गल--शत्‌ -- डीष्‌, नुम्‌,+-कन्‌ +- टाप्‌ 
इत्वम,--गल--शत--ड्ोेष, नम | 4. छोटा घड़ा 
2. छोटा घड़ा जिसको पेंदी में छेद करके देव मति पर 
टांग देते हैं, जिससे कि उस छंद से बराबर जल टप- 
कता रहता हैं । 

गलिः [ गडि, डस्प लः, गल--इन वा |] हुृष्ट पुष्ट परन्तु 
मट॒ठा बल । दे० गड़ि । 


गलित (भू० क० कृ०) [ गल--क्त ] . टपका हुआ, 
नीचे गिरा हुआ 2. पिघला हुआ 3. रिसा हुआ, बहता 
हुआ 4. नष्ट, ओझल, वड्चित 5. बंधन-रहित, ढीला 
6. खाली हुआ, चू चू कर जो खाली हो गया हो 
7. छाना हुआ 8, क्षीण, निर्बेल किया हुआ । सम० 
--कष्ठम बढ़ा हुआ या असाध्य कोढ़ जब कि हाथ 
पर की अंगलियाँ भी गल कर गिर जाती ह,--दन्त 
(वि०) दन्तहीन,--नयन जिसकी आँखों में देखने की 
शक्ति न रहे, अंधा । 

गलितकः [ गलित इव कायति--क--क ] एक प्रकार का 
नृत्य । 

गलेगण्ड:ः [ अलक्‌ स० त० | एक पक्षी जिसके गले से मांस 
की थली सी लटकती- रहती ह । 

गलल्‍्भ्‌ (म्वा० आ०-गल्भते, गल्मित) साहसी या विश्वस्त 
होना, प्र---, साहसी या आत्म विश्वासी होना >-या 
कथंचन सखीवचनन प्रागभिप्रियतमं प्रजगल्भे-- शि० 
१०१८, न मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि 
टड्ूकाया:--विक्रमांक १।१६, टांकी का काम करने 
में सक्षम या साहसी नहीं हो सकता । 


गलमभ (वि०) [ गल्भ--अच्‌ | साहसी आत्मविश्वासी 
जीवट का । 

गलया [| गलानां कण्ठानां 
कण्ठों का समह । 

गल्‍ल: [| गल-|-ल | गाल, विशेषकर मुख के दोनों किनारों 
का पारववर्ती गाल (अलं० शास्त्री इस शब्द को 
'ग्राम्य' अर्थात्‌ गंवारू मानते हं--तु ०, काव्य० ७ में 
दिए गए उदाहरण का--ताम्बूलभतगललोड्यं भल्ल 
जल्पति मानृष:, परन्तु तु० भवभूतति के प्रयोग कौ 
>-पातालप्रतिमलल्‍लगललविवरप्रक्षिप्तसप्ताणेवम्‌ -- मा ० 
५।२२। सम०--चातुरी गाल के नीचे रखा जाने 
वाला छोटा गोल तकिया | 

गल्‍लक: [गल-- क्विप्‌ , -+गल, त॑ लाति ला--क, तत: स्वार्थे 
कन्‌ ] 4. शराब का ग्रिलास 2. पुखराज, “नीलमणि, 
दे० नी० “गल्वक । 

गल्‍लके: मदिरा पीने का प्याला । 

गल्वर्क: [ गल॒मंणिभेदः तस्य अर्को दीप्तिरिव--ब० स० |] 


समू ह:--गल--यत्‌ -+ टाप्‌ | 


. स्फटिक 2. वदृर्यमणि 3. कटोरा, शराब पीने का 
गिलास । 

गल्ह (म्वा०---आ०--गल्हते, गल्हित) कलंक लगाना, 
निन्‍दा करना । 

गव [| कुछ समासों, विशेष कर स्वरों से आरंभ होने वाले 
शब्दों के आरम्भ में 'गो' शब्द का स्थानापनन पर्याय ] 
सम०--अक्ष: रोशनदान, झरोखा--विलोलनेत्र भ्रमरे- 
गवाक्षा: सहस्नपत्राभरणा बभवः:--रघ॒० ७।११, कुव- 
लयितगवाक्षां लोचनरड्भजनानां--७।९३, कु० ७।५८ 
मेघ० ९८, 'जालम--जाली, झिलमिली,-- अक्षित 
(वि०) खिड़कियों वाला,--अग्नम्‌ गांवों का सुंड 
(गो5ग्रम, गोअग्रम या ग्रवाग्रम लिखा जाता हू) 
--अदनम चरागाह, गोचरभमि,--अदनी 4. चरागाह 
2. खोर, नांद जिसमे पशओं के खान के लिए घास 
रक्‍सा जाता ह,--अधिका लाख,--अह (वि०) गाय 
के मल्य का,--अविकम्‌ गाय और भेड़,---अश्ञन 
. मोची 2. जाति से बहिष्कृत,-अद्ववम्त बल और घोड़े 
--आकृति (वि०) गाय की शक्ल वाला,--आह्विकम 
प्रतिदिन गाय को चारा देने की नाप,--इन्द्र: . गौंओं 
का स्वामी 2. बढ़िया बल,--ईश:,--ईइवबर: गौओं का 
स्वामी,--उद्ध: सर्वोत्तम गाय या बल । 


गवय: | गो--अय--अच्‌ |! बल की जाति-गोसदूशों 


गवयः-तक ०-दृष्ट: कर्थंचिद्गवय विविग्नें:-कु ० १।५६, 
ऋतु ० १।२३ । 

गवालक: [ गवाय शब्दाय अलूति-- गव-+-अल --ऊकऊ_ | 
न्‍्+्गवय । 


गविनो [ गो+-इनि--डीप ] गोओं का झुंड या लहुंडा । 

गवेड:,--धुः,-- धुका [ ? | पशुओं को खिलाने का चारा 
घास । 

गवेरुकभ्‌ गरू । 

गवेष (म्वा० आ०--चुरा० पर० - गवेषते, गवेषयति 
गवेषित ) 4. ढूंढना, खोजना, तलाश करना, पूछ ताछ 
करना--तस्मादेष यतः प्राप्तस्तत्रवान्यो गवेष्यताम 
-केथा० ५५, १७६ 2. प्रयत्न करना, उत्कट इच्छा 
करना, प्रवल उद्योग करना- गवेषमाणं महिषीकुलं 
जलम्‌--ऋतु ० १।२१ । 

गवेष (वि०) | गवेप्‌+-अच्‌ ] खोजने वाला,-- ष: खोज, 
पूछताछ । 

गवेषणम्‌,-- णा [ गवेष्‌-- ल्यूटू, युच--टाप्‌ वा ] किसी 
वस्तु की खोज, या तल।श । 

गवेषित (वि०) [ गवेप्‌+क्त | खोजा हुआ, ढूँढा हुआ, 
तलाश किया हुआ ५ 

गव्य (वि०) [ गो+यत्‌ ] 4. गौ आदि पशुओं से यक्त 
. गोओं से प्राप्त दूध, दही आदि 3. पशुओं के लिए 
उपयक्त,--व्यम . गौओं की हेड़, मवेशी 2. गोचर- 


2 कप 


( रे४१ ) 


भूमि 3. गाय का दूध 4. धनुष की डोरी 5. रंगीन 
बनाने की सामग्री, पीला रंग,--व्या त. गौओं की 
हेड़ 2. दो कोस के बराबर दूरी 3. धनष की डोरी 
4. रंग देने की सामग्री, पीला रंग । 

गव्यूतम्‌,-ति: (स्त्री०) [ गो: यति: प्षो ० | . एक कोस 
या दो मील की दूरी की माप 2. दो कोस के बराबर 
दूरी का माप । _ 

गह (चुरा० उभ०--गहयति-ते) 4. (जंगल की भांति) 
सघन या सांद्र होना 2. गहराई तक पहुँचना । 

गहन (वि०) [ गह +ल्यूट्‌ | 7. गहरा, सघन, सांद्र 
2. अभेद्य, अप्रवेश्य, अलंघ्य, दुर्गंम 3. दुर्बोध, अव्या- 
ख्येय, रहस्यपूर्ण--सेवाधमं: परमगहनो योगिनामप्य- 
गम्य:-- पंच० १।२८५, भततं० २५८, गहना कमंणों 
गति:---भग ० ४॥।१७, शा० १।८ 4, कठोर, कठिन 
पीडाकर, कष्टकर--गहनः संसार:--शा० ३॥।१५ 
5. गहरा किया हुआ, तीत्र किया हुआ--मा० १।३०, 
एनतम्‌ . गह्धर, गहराई 2. जंगल, झाड़ी या झुरमट, 
घोर या अप्रवेशय जंगल--यदनगमनाय निशि गहनमपि 
शीलितम्‌ू--गीत० ७, भामि० १।२५ 3. छिपने का 
स्थान 4. गूफा 5. पीडा, दृःख । 


गह्दर (वि०) (स्त्री०-रा,-री) [ गह +वरच्‌ | गहरा, 
दुस्तर,---रम्‌ ।. रसातलू, अथाह खाई 2. झाड़ी या 
झुरमुट, जगल 3. गुफा, कन्दरा -गौरीग्रोगटह॒वरमा- 
विवेश--रघु० २२६, ४६, ऋतु० १।२१ 4. दुर्गम 
स्थान 5. छिपने की जगह 6. पहेली 7. पाखंड 8. रोना, 
चिल्लाना,-- र: लतामण्डप, निकुंज,---री ॥. गफा, 
कंदरा, खोह । 

गा | ग-/डा | गाना, इलोक । 

गाड़ (वि०) (स्त्री०--गौ) [ गद्भा--अण्‌ | गंगा में या 
गंगा पर होने वाला 2. गंगा से प्राप्त या गंगा से आया 
हुआ--गाज़मम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र 
मज्जत:ः--काव्य ० १०, कु० ५।३७,--ग: . भीष्म 
का विशेषण 2. कातिकेय की उपाधि,---गम्‌ . विशेष 
प्रकार का वर्षा का जल (जो स्वर्गीय गंगा से आने 
वाला माना जाता हुं) 2. सोना । 

गाड़ूट:,-टेयः [ गाज़ +अट्‌ू--अच्‌ ,शक० पररूप, पषो० ] 
झींगा मछली, या जलवृश्चिक । 

गाड़रायनि [गड्भा+-फिझ_] भीष्म या कारतिकेय का नाम । 

गाड्ेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ गद्भा--ढक्‌ ] गंगा पर 
या गंगा में होने वाला,--य: भीष्म या कार्तिकेय का 
नाम,-- यम सोना । 

गाजरम [ गाज॑ मर्द राति, गाज-- रा--क | गाजर । 

गाड्जिकाय:--बत्तस् । 

गाढ (भू० क० कृ०) [| गाह--कक्‍्त | !. डुबकी लगाया 
हुआ, गोता लगाया हुआ, स्नान किया हुआ, गहरा 


घुसा हुआ 2. बार २ डुबकी लगाया हुआ, आश्रित, 
सघन या घना बसा हुआ---तपस्विगाढां तमसां प्राप 
नदीं तुरंगमेण--रघु० ९७२ 3. अत्यंत दबाया हुआ, 
कस कर खींचा हुआ, पक्का, म्‌दा हुआ, कसा हुआ 
“गाढाज्जदर्बाहुभि:---रधु० १६।६०,--गाढालिज्भन 
“अमर ३६, घुट कर छाती से लगाना---चौर० ६ 
4. सघन, सांद्र 5. गहरा, दुस्तर 6. बलवान, प्रचण्ड, 
अत्यधिक, तोब्र-गाढोत्कण्ठाललितललितै रज्गकैस्ताम्य- 
तीति--मा० १।१५, मेघ० ८३, प्राप्तगाढप्रकम्पाम्‌ 
“शंगार० १२, अमरु ७२, गाढतप्तेन तप्तम्‌--मेघ ० 
१०२,-- ढसू (अव्य०) ध्यानपूर्वक, जोर से, अत्य- 
धिकता के साथ, भरपूर, प्रचण्डता से, बलपूर्वक । 
सम०-मुष्ठि (वि०) बन्द मुट्ठी वाला, लोलप, 
कंजूस, (षिट:) तलवार । 


ग।/णपत (वि०) ए(स्त्री०--ती) |[ गणपत्ति--अण ] 
. किसी दल के नेता से संबंध रखने वाला 2. गणेश 
से संबंध रखने वाला । 

गाणपत्य: | गणपति-| यक्‌ | गणेश की पूजा करने वाला, 
एरतयम्‌ . गणेश की पूजा 2. किसी दल का नेतृत्व, 
चोधरात, नेतृत्व । 

गाणिक्यमस्‌ [गणिकानां समू ह:--यज्म | रंडियों का समह । 

गाणश: | गणेश---अण्‌ | गणेश की पूजा करने वाला । 

गाण्डि (डी) वः,--वम्‌ [गाण्डिरस्त्यस्य संज्ञायां-व पूर्वपद- 
दीर्घो विकल्पेन ] अर्जुन का बाण (यह बाण सोम ने 
वरुण को दिया, वरुण ने अग्नि को और अग्नि ने 
अजुन को, जबकि खांडव वन को जलाने में उसने 
अग्नि की सहायता की) गाण्डिवं स्रंसते हस्तातू-भग० 
(।२९ 2. धनुष । सम०--धन्वन्‌ (प्‌०) अर्जुन 
का विशेषण--मेघ ० ४८ । है 

गाण्डीविन्‌ (१०) [ गाण्डीव-|-इनि | अर्जुन का विशेषण, 
तृतीय पांडव राजकुमार--वेणी ० ४। 

गातागतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ गतागत-|-ठक ] 
जाने आने के कारण उत्पन्न । 

गातानुगतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ गतानुगत-- ठक्‌ | 
अधानुकरण से अथवा पुरानी लकीर का फकीर बनने 
से उत्पन्न । 

गातु: [ ग+तुन्‌ | !. गीत 2. गाने वाला 3. गंधर्व 
4. कोयल 5. भौंरा । 

गातृ (प०) (स्त्री०--त्री) . गवैया 2. गंधर्व । 

गात्रम्‌ [गे--त्रन्‌, गातुरिदं वा, अण] . शरीर,---अपचित- 
मपि गात्र व्यायतत्वादलक्ष्य--श० २।४, तपतति 
तनुगात्रि मदन:--३॥।१७ 2. दारीर का अंग या 
अवयव--गुरुपरितापानि न ते गात्राण्यपचारमहन्ति 
श० ३।१८, मनु० ३।२०९, ५।१०९ 3. हाथी के 
अगले पेर का ऊपरी भाग । सम०--अनुलेपनी 


( रे४२ ) 


उबटन,---आव रणम्‌ ढाल,-उत्सादनम्‌ सुगंधित पदार्थों 
से शरीर को साफ करना,---कर्बंण (वि०) शरीर को 
कृश या दुबे बनाने वाला--मार्जनी तौलिया,-यष्टि: 
दुबला पतला शरीर--रघु० ६।८१,--रुहम्‌ रोंगटे, 
बाल,--लता दुबला-पतऊहका और सुकुमार शरीर, 
इकहरा बदन,--संकोचिन्‌ (पं०) झाऊ चूहा, साही 
(उछलते या छलांग लगाते समय यह अपने शरीर को 
सिकोड़ लेता हें “-इसीलिए यह नाम पड़ा) ,--संप्लव: 
छोटा पक्षी, गोताखोर । 

गाथ: [ ग-थन | गीत, भजन । 

गाथक:,-थिकः [“ग-+-थकन्‌, गाथ--ठन्‌ | . संगीतवेत्ता 
गवेया 2. पुराणों अथवा धामिक काव्यों का लय के 
साथ गायन करने वाला। 


गाथा | गाथ-+-टाप्‌ ] !. छन्द 2. धामिक श्लोक या छन्‍्द 
जो वेदों से संबंध न रखता हो 3. इलोक, गीत 4. एक 
प्राकत बोली । सम०---कार: प्राकृत काव्यकार । 

गाथिका [ गाथा-+-कन्‌ +टापू, इत्वम | गीत, इलोक 
ज-याज्ञ ० १।४५ । 

गाध (भ्वा० आ०--गाधते, गाधित) 4. खड़ा होना, 
ठहरना, रहना 2. कूच करना, गोता लूगाना, डुबकी 
लगाना--गाधितासे नभो भूय:--भदटि० २२।२, 
८।१ 3. खोजना, तलाश करना, पूछ-ताछ करना 
4. संकलित करना, गूथना या धागे में पिरोना 

गाध (वि०) [गाध-+घज्ा ] तरणीय, जो बहुत ठहरा 
न हो, उथला--सरित: कुवंती गाधा: पथश्चाश्यानकर्द- 
मानू--रघ्‌० ४॥२४, तु० अगाध,--धमसम््‌ 4. उथली या 
छिछली जगह, घाट 2. स्थान, जगह 3. लालसा, 
अतितृष्णा 4. पेंदी । 

गाधि:,-गाधिन (१०) [गाघ्‌+इन्‌, गाध--इनि] विश्वा- 
मित्र के पिता का नाम (वह इन्द्र का अवतार तथा 
राजा कौशाम्ब के पुत्र के रूप में उत्पन्न माना जाता 

है) । --ज५-ननन्‍्दनः-पुत्र: विश्वामित्र का विशेषण, 
--नंगरम्‌-पुरम कान्यकुब्ज (वर्तमान कन्नौज) का 
विशेषण । 

गाधेयः [गाधि-+-ढक | विश्वामित्र की उपाधि । 

गानम [ग--ल्यट ] गाना, भजन, गीत । 

गान्त्री [गन्त्री-अण --डीप | बलगाड़ी । 

गान्दिनी [गो--दा-+ णिनि, पृषो०| 4. गंगा का विशेषण 

काशी की एक राजकुमारी, स्वफल्क की पत्नी 

तथा अक्रर की माता। सम०--सुत: 4. भीष्म 
2. कारतिकेय तथा 3. अक्रर का विशेषण । 

गान्धव (वि०) (स्त्री०-वॉ) [गन्धव॑स्येदम्‌--अण्‌ | गंघर्वों 
से संबंध रखनेवाला,--वेंः: 4. गायक, दिव्य गवेया 
2. आठ प्रकार के विवाहों में से एक-गान्धव: समया- 
न्मिथ:--याज्ञ ७ १।१६१, (व्याख्या के लिए दे० 


'गंधवंविवाह ) 3 सामवेद का उपवेद जो संगीत से 
संबंध रखता है 4. घोड़ा,--बेम गंधर्वों की कला अर्थात 
गाना-बजाना,--कापि बेला चारुदत्तस्य गान्धर्व श्रोत 
गतस्य--मुच्छ० ३।॥ सम०--चित्त (वि०) जिसके 
मन पर गंधव ने अधिकार कर लिया है,--शाला 
संगीतभवन, गायनालय । 

गान्धव (वि) कः [गांधव--कन्‌, गन्धव--ठक | गवेया । 

गान्धार: [गन्ध--अणू्‌ >-गान्ध -- ऋ-- अण्‌ | भारतीय सर- 
गम के सात प्रधान स्वरों में तीसरा (संगीत के संकेतों 
मे बहुधा “ग से प्रकट किया जाता हें) 2. सिदूर 
3. भारत और पशिया के बीच का देश, वर्तमान कंधार 
4. उस देश का नागरिक या शासक । 

गान्धारि: [गान्ध--क--इन्‌] शकुनि का विशेषण, दुर्योधन 
का मामा । 


गान्धारी [गान्धारस्यापत्यमू-इज्ण ] गांधार के राजा सुबल 
को पुत्ची तथा धृतराष्ट्र की पत्नी (गांधारी के १०० 
पुत्र--एक दुर्योधन तथा ९९ उसके भाई--हुए 
उसके पति धतराष्ट्र अंधे थे इसलिए वह सदेव अपनी 
आँखों पर पट्टी बांधे रखती थी (संभवत: अपने आप 
को अपने पति की स्थिति में लाने के लिए) 
कौरव सबके सब मर गये तो गांधारी और धत्तराष्टर 
अपने भतीजे युधिष्ठिर के साथ रहे) 

गान्धारेय: [गान्धार्या अपत्यमू-ढक | दुर्योधन का विशेषण । 


_गान्धिकः [गन्ध--ठक्‌ | 4. सुगंधित द्रव्यों (इतर तेल फ्लेल 


आदि) का विक्रेता, गंधी 2. लिपिकार, करणिक, 
--कम्‌ सुगंधित द्रव्य (इतर तेल फुलेल आदि) 
-पण्यानां गान्धिक पण्यं किमनये: काञऊचनादिक:-पंच ० 
९।९३। 

गामिन्‌ (वि०) [गरम्‌+णिनि] (केवल समास के अंत में 
प्रयकत) . जाने वाला, घृमने वाला, सर करने वाला 
-वेंदिशगामी--मालवि० ५, मगेन्द्रगामी--रघ्‌ ० 
२।३०, शेर की चाल चलने वाला--कुब्ज --पंच ० 
२।॥५, अलस अमर ५१ 2. सवारी करने वाला 
-5हिरद ---रघु ० ४॥४ 3. जाने वाला, पहुँचनेवाला 
लागू करने वाला, संबंध रखने वाला---नन्‌ सखीगामी 
दोष:--श० ४, द्वितीयगगामी न हि शब्द एषन 
-7रघु० २।४९ 4. नेतृत्व करने वाला, पहुँचने वाला 
घटने वाला--चित्रकटगामी मार्ग, कतंगामि क्िया- 
फलम्‌ 5. सयक्त-- सदशभतंगामिनी --मालवि० ५ 
6. देनवाला, सोौंपन वाला--श० ६, याज्ञ ० २।१४५ | 

गाम्भोीयम्‌ [गम्भी र-+ष्यञ्य | 4. गहराई, थाह (जल या 
ध्वनि आदि की) 2. गहराई, अगाधता (अर्थ या 
चरित्र आदि की )-समुद्र इव गाम्भीयें--रामा०, शि० 
१।५५, रघु० ३।३२। 

गाय: [ग--घजञ्ा | गाना, भजन, गीत--याज्ञ ० ३११२ । 


$. रेड 


गायक: [ग--ण्वुल] गवेया, संगीतवेत्ता--न नठा न विटठा 
न गायका:--भतृ्‌ ० -३।२७ । 

गायत्र:,-त्रम [गायत्री -अण्‌ | गीत, सूक्‍त । 

गायत्रो [गायन्त त्रायते-गायत्‌ -|-त्रा--क--छीप] . २४ 
मात्राओं का एक वैदिक छंद--गायत्री छन्दसामहम्‌ 
“भेग० १०३५ 2. संध्या (प्रात: और सायम्‌) के 
समय प्रत्येक ब्राह्मण के द्वारा बोला जाने वाला गुरु- 
मंत्र; इसके जप से बहुत से पापों का प्रायश्चित 
होता हूं, वह मंत्र यह है:--तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गों देवस्य 
धीमहि धियी यो नः प्रचोदयात्‌्---ऋक्‌ ० ३॥६२।१०, 
“जत्रम गायत्री छंद में रचित तथा सस्वर उच्चरित 
सूक्त । 

गायत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [गायत्र--इनि] वेद सकतों 
का गायक, विशेष कर सामवेद के मंत्रों का गायन 
करने वाला । 

गायन: (स्त्री०-नो) [ग-ल्यूद | गवैया--तथ्थव तत्पौरष- 
गायनीकृता: --न ० १(१०३, भतु० ३।२७, अने० पा०, 
“नम ।. गाना, गीत 2. गायन विद्या से अपनी आजी- 
विका चलाने वाला । 

गारुड (वि०) (स्त्री०-डी) [गरुडस्येदम्‌-- अण] 4. गरुड 
को शक्ल का बना हुआ 2. गरुड से प्राप्त या गरुड 
से संबंध रखने वाला,--ड:,-डम्‌ . पन्ना--रघु० १३। 
५३ 2. सापों के विष को उतारने का मंत्र--संगंहीत- 
गारुडेन--का० ५१ 3. गरुड द्वारा अधिष्ठित अस्त्र 
4. सोना । 

गारुडिक: [गारुड--ठक] जादू मंत्र करने वाला, ऐन्द्र- 
जालिक, जहरमोरा या विषनाशक ओषधियों का 
विक्रता । 

गारुत्मत (वि०) (स्त्री०-ती) [गरुत्मान्‌ अस्त्यस्य-अण्‌ ] 
4. गरुड की आकृति का बना हुआ 2. (अस्त्र की 
भांति )-गरुडाधिष्ठित--- रघु० १६॥७७,-तम्‌ पन्ना । 

गादभ (वि०) (स्त्री०-भी) [गर्दभस्येदम्‌--अण्‌ | गधे 
से प्राप्त या गधे से संबद्ध, गर्दभसंबंधी । 

गाढ्चंम [गढ्धें--ष्यज_] छालच,--शि० ३।७३ । 

गान (वि०) (स्त्री०-प्रीं) [गृप्रस्यायम्‌--अण ] गिद्ध से 
उत्पन्न,-भ्रं: 4. लालच (प्राये: 'गाध्यं' का अर्थ) 
“८. बाण। सम०-पक्षः,-वासस्‌ (प्‌०) गिद्ध के 
परों से यक्त बाण । 

गार्भ (वि०) (स्त्री०-भी) + [गर्भ साधु--अण्‌ ठक वा 

गाभिक (स्त्री०-की) (वि०) | . गर्भाशयसंबंधी, भ्रणवि- 
पयक 2. गर्भावस्‍थासंबंधी--मन्‌ ०२।२७ । 

गासिणम्‌-ण्यम्‌ [गर्भिणीनां समू हं: भिक्षा” अण ] गर्भवती 
स्त्रियों का समह । 

गाहेपतम्‌ [गृहपतेरिदम---अण ] गृहपति का पद व प्रतिष्ठा । 

गाहँपत्य: [गृहपतिना नित्य संयुक्तः, संज्ञायां व््य] . गृहपति 


के द्वारा स्थायी रूप से रक्खी जाने वाली तीन यज्ञा- 
ग्नियों में से एक, यह अग्नि पिता से प्राप्त की जाती 
हैं तथा सन्‍्तान को सौंप दी जाती है, इसी से यज्ञ में 
अग्न्याधान किया जाता है, तु० मनु० २॥२३१ 
2. वह स्थान जहाँ यह अग्नि रक्खी जाती है,-त्यम॒ एक 
परिवार का प्रशासन, गृहपति का पद और प्रतिष्ठा । 

गाहुमेध (वि०) (स्त्री०-धी) [गृहमेधस्येदम्‌--अण] गृह- 
पति के लिए योग्य या समुचित,-- धः पाँच यज्ञ जिनका _ 
अनुष्ठान गृहपति को नित्य करना होता है । द 

गाहेस्थ्यम्‌ [गृहस्थ--ष्यज्ज_] . ग॒हस्थ पुरुष के जीवन की 
अवस्था या क्रम, घरेलू काम काज, गृहस्थी 2. गृहपति 
के द्वारा नित्य अनुष्ठेय पंचयज्ञ । क्‍ 

गालनम्‌ [ गल -+णिच्‌--ल्‍्युट्‌ | 7. (तरल पदार्थ का) छन 
कर रिसना 2. प्रचंड ताप से गल जाना, गलता, 
पिघलना । 


गालव: | गलऊ+घज्ान, तं॑ वाति--वा+क | १. लोधफ्न 
वक्ष <. एक प्रकार का आवनूस 3. एक ऋषि, विश्वा- 
मित्र के शिष्य (हरिवंश पुराण में उसे विश्वामित्र 
का पुत्र बतलाया गया है) । 

गालि: | गल-|-इन्‌ | अपशब्द, दुर्वंचन, गाली---ददतु ददतु 
गालीगालिमन्तो भ्रवन्तों वयमपि तदभावाद्गालिदाने- 
असमर्था:--भर्त ० ३३१३३ । 

गालित (वि०) | गल--णिच --क्त ] . छावा हुआ 
2. (अक की भांति) खींचा हुआ 3. पिघलाया हुआ, 
ताप से लगाया हुआ । 

गालोड्चम्‌ [ गलोड्य--अण्‌ | कमल का बीज । 

गावल्गणि: | गवल्गण--इञ्ा_ | संजय का विश्ेषण, गव- 
ल्गण का पुत्र । 

गाह्‌ (भ्वा० आ०->गाहते, गाढ या गाहित) ड्बकी 
लगाना, गोता लगाना, स्नान करना, (पानी जैसे 
पदार्थ में) डुबोना--गाहनतां महिषा निपानसलिल 
श्वज्मंहुस्ताडितमू-- श० २।६, गाहितासेथथ पुण्यस्य 
गज्भामूतिमिव द्रताम्‌-भट्टि ० २२११, १४६७ (आलं० 
भी); मनस्तु में संशयमेव गाहते--कु० ५४६, संशयों 
में डुबा हुआ या संशयालु 2. गहराई में घुसना, बैठना, 
घूमना-फिरना---कदाचित्काननं जगाहे--का० ५८, 
ऊन न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाह- 
माने-- रघु० २।१४, मेघ० ४८, हि? १।१७१, कि० 
१२३।२४ 3. आलोडित करना, क्षब्ध करना, हिचकोले 
देना, बिलोना 4. लीन होना (अधि० के साथ) 
5. अपने आपको छिपाना 6. नष्ट करना,--अब--, 

 (अ को प्रायः लुप्त करके) 4. डबकी लगाना, स्नान 

करना, गोता लगाना-तमोपहन्त्रीं तमसां वगाहय-रघु० 
१४।७६, स्वप्ने्वगाहतेउत्यर्थ जलम्‌-याज्ञ ० १।२७२ 
2. घुसना, पेठना, पूरी तरह व्याप्त होना--पूर्वापरौ 


( ३४४ ) 


तोयनिधी वगाहय स्थित: पृथिव्या इव मानदंड:--कु० 
११, ७।४०, उप--, घुसना, प्रविष्ट होना, बि--, 
गोता लगाना, डबकी लंगाना, स्नान करना--- 

(दीघिका:) स व्यगाहत विगाढ्मन्मथ:--रघ्‌० १९९ 
2, प्रविष्ट होना, पेठना, व्याप्त होता (आलं० भी) 
--विषमो5डपि विगाह्यते नयः कृततीर्थ: पयसामिवाशय: 
--कि० २॥३, रघ० १३।१ 3 आन्दोलित करना 
विक्षब्ध करना--विगाह्यमानां सरयं च नौभि:---रघु ० 
१४।३०, सम--, .घुसना, अन्दर जाना, पैठना--सम- 
गाहिष्ट चाम्बरम--भट्ठटि० १५।६९ । 

गाह: [ गाह --घजा | . डबकी लगाना, गोता लगाना, 
सस्‍्तान करना 2. गहराई, आशभ्यन्तर प्रदेश । 

गाहनम्‌ [ गाह +ल्यूट | इबकी लगाना, गोता लगाना, 
स्नान करता--आदि । 

गाहित (वि०) [ गाह +कक्‍त | ॥. स्नान किया हुआ, 
गोता लगाया 2. पंदा हुआ, घुसा हुआ -दे० गाह । 

गिन्दुक: [->गेन्दुक: प्षो० ] . गेंद 2. एक वृक्ष का नाम 
दे गंदक । 

गिर (स्त्री०) | गृ+क्विप्‌ ] (कतृ०, ए० व०“गीः, 
करण० द्वि० १व०-गीमभ्याम्‌ आदि) . भाषण, शब्द 
भाषा-- वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससर्ज गिरमात्मभ:-कु ० 
२।५३, भवतीनां सूनृतयव गिरा कृतमातिथ्यम्‌--श ० 
१, प्रवत्तिसारा: खल मादशां गिर:--कि० १।२५, 
शि० २।१५ याज्ञ ० १७१ 2. सरस्वती का आवाहन 
स्तुति, गीत 3. विद्या और वाणी की देवी सरस्वती । 
सम० --देवी (गीदंवी) वाणी की देवी सरस्वती, 
-पत्कि (गी: पति:, गीष्पति:, गीपेति: ) 7. देव- 
ताओं के गरु बहस्पति 2. विद्वान पुरुष,--रथ 
(गीरथ:) बहस्पति,--वा (बा) ण' (गोर्वाण:) देव, 
देवता-परिमलो गीर्वाणचेतोहर:-भामि० १६३, ८४। 

गिरा [| गिर-+-क्विप्‌ू+टठाप्‌ | वाणी, बोलना, भाषा 


आवाज | 
गिरि (वि०) [ ग+इ किच्च | श्रद्धंय, आदरणीय, पूज- 
 नीय, --रि: . पहाड़, पर्वत, उत्थापन--पर्याध 


खनने मूढ गिरयो न पतन्ति किम्‌--श्लंगार०--१९, 
ननु प्रवातेषपि निष्कम्पा गिरय:--श० ६ 2. विशारू 
चद्ान 3. आँख का रोग 4. संन्यासियों की सम्मान- 
सूचक उपाधि--उदा० आनन्दगिरि 5. (गण» में 

आठ की संख्या 6. गेंद ( जिससे बच्चे खेलते हें), 
-“रिः (स्त्री०) . निगलना 2. चूहा, मूसा (इस 
अथ में 'गिरी' भी लिखा जाता हें)। सम०--इन्द्र: 
. ऊचा पहाड़ 2. शिव का विशेषण 3. हिमालय 
पहाड़, ---ईश: 4. हिमालय पर्वेत का विशेषण 2. शिव 
का विशेषण--सुतां गिरोशगप्रतिसक्तमानसाम्‌--क्ु ० 
५।२,--कच्छप: पहाड़ी कछवा,--कष्टक: इन्द्र का 


वज्र,--कदम्ब:,--बक:, कदंब वृक्ष की जाति--कन्दरः 
गफा कन्दरा,--कणिका पथ्वी,--काण: एक आँख से 
अन्धा या एक आँख वाला व्यक्ति,--काननम पहाड़ी 
निकुंज,--क्टम पहाड़ की चोटी,--गंगा एक नदी का' 
नाम,--गड: गेंद,---गहा पहाड़ की गूफा,--चर (वि०) 
पहाड़ पर घमने वाला--गिरिचर इव नागः प्राणसार 
बिभति--श० ३।४ (--र:) चोर,--ज (वि०) 
पहाड़ पर उत्पन्‍न्त (जम्‌) . अबरक 2. गेरू 3. गृग्गुल 
4. शिलाजीत 5. लोहा (“--जा) . (हिमालय की 
पुत्री) पावती 2. पहाड़ी केला 3. मल्लिका लता 
4. गंगा का विशषण,--- तनय:,--तन्दन: --सुत: 
. कातिकेय का विशेषण 2. गणेश का विशेषण, पति: 
शिव का विशेषण, 'मल्स अबरक,--जालम्‌ पर्वतमाला 
-“ज्वरः इन्द्र का वदत्न,--द्ुगंम पहाड़ी किला, पहाड़ 
पर विद्यमान दुर्गं--न॒दुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य 
वसेत्पुरम--मन्‌ ० ७।७०, ७१,--हवरम्‌ पहाड़ी माग 
“धातु: गेरू-ध्वजम्‌ इन्द्र का वज्ञ,--नगरम्‌ 
दक्षिणापथ में विद्यमान एक जिला,--नदी (नदी) 
पहाड़ी नदी, छोटा चश्मा या नदी,-णद्ध (नद्ध ) 
(वि०) पहाड़ों से घिरा हुआ,-- नन्दिनी ॥. पावती -. 
2. गंगानदी 3. दरिया (पहाड़ से निकलकर बहते 
वाला)-कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रमालम्बिनी- भामि ० 
४। ३,--णितम्ब: (नितम्ब:) पहाड़ का ढलान,--पौल 
एक फलदार वक्ष, फालसा,--पुष्पकम्‌ शिलाजीत 
--पष्ठ: पहाड़ की चोटी,--प्रपात: पहाड़ का ढलान 
--प्रस्थ: पहाड़ की समतऊलू भूमि,--प्रिया सुरा, गाय 
--भिद्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण,--भू (वि०) पहाड़ 
पर उत्पन्न (भूः-सस्त्री) . गंगा का विशेषण 
पावती का विशेषण,-मल्लिका कुटज वक्ष,---मान 
हाथी. एक विशालकाय हाथी,---मृद्‌,- मुदेभवम्‌ गरहू 
-- राज (प्‌०) 4. ऊंचा पहाड़ 2. हिमालय का 
विशेषण,---राज: हिमालय पहाड़,---त्रजम मगध मे 
विद्यमान्‌ (राजगृह) एक नगर का नाम,--शालः एक 
प्रकार का पक्षी,-श्डद्भः गणेश का विशेषण,--( गम ) 
पहाड़ की चोटी,--षद्‌ (सद्‌) (१०) शिव का विशे- 
षण,-सानु (नप्‌ ०) पठार, अधित्यका,-सार: . लोहा 
टीन 3. मलय पहाड़ का विशेषण--सुतः मनाक 
पहाड़,-सुता पावंती का विशेषण,-सत्रवा पहाड़ी नदी । 


गिरिक:, ग्रिरियक:, गिरियाक: [ गिरि--के -+-क, गिरि 


+या--क--कन, गिरि--या-+-क्विप्‌ +-केन्‌ ] गेंद । 


गिरिका [| गिरि+-कन --टठाप्‌ | छोटा चूहा। 
गिरिश: [| गिरो कलासपवंते शेते--गिरि-+-शी +-ड बा | 


शिव का विशेषण--प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात्‌ 
--रघ॒० २।४१, गिरिशमृपचचार प्रत्यह सा सुकेशी 
बा ० १६९०, ३७ । 


( र४५ ) 


गिल (तुदा० पर--गिलति, ग्रिलित) निगलना (वस्तुत: 
यह कोई स्वतंत्र धातु नहीं, बल्कि 'गृ' से सम्बद्ध हैं) । 

गिल (वि०) [गिल--क ] जो निगलता हें, उदरस्थ कर 
लेता ह-उदा० तिमिज्िलगिलोण्प्यस्ति तदगिलोप्यस्ति 
राघव: -दे० तिमिड्िल,--लः नींब का वक्ष । सम० 
-““5गिल:--ग्राह: मगरमच्छ, घड़ियाल । 


गिलनम्‌, गिल्‍लिः (स्त्री०)) [ गिल-+ल्यूट, गिक--इन ] | 


निगलना, खा लेना । - 

गिलाय: गले के भीतर एक कड़ी गाँठ या रसोली । 

गिलि (रि) त (वि०) [गिलू-+क्त ] खाया हुआ, 
निगला हुआ । 

गि (गे) ८्णः- [ग--इष्णचू आदगण:] ॥. गवंया 
2. विशेषकर वह ब्राह्मण जो सामवेद के मन्त्रों का 
गायन करने में चतुर ही, सामगायक । 


गीत (भू० क० क०) [ ग-+कक्‍त ] . गाया हुआ, अलापा 
हुआ (शा० )-आय साधु गीतम--श ० १, चारणद्वन्द्द- 
गीत: शब्द:--श० २।१४ 2. घोषणा किया हुआ, 
बतलाया हुआ, कहा हुआ-गीतश्चायमर्थो ड्रिरसा-मा ० 
२, (गे के नीचे भी दे०),--तम्‌ गाना, भजन 
>तेवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हत:--श० १॥५, 
गीतम॒त्सादकारि मृगाणामू--का० ३२ । सम० 
--अयनम्‌ गाते का साधन या उपकरण अर्थात्‌ वीणा 
बंसरी आदि,--क्रम: गीत का गानक्रम,-ज्ञ (वि०) 
गानकला में प्रवीण,--प्रियः (वि०) गाने बजाने का 
शौकीन (य:) शिव का विशेषण,--मोदिन (प्‌०) 
किन्नर,--पश्षास्त्रम्‌ संगीत विद्या । 

गीतकम | गीत-+-कन्‌ ] स्तोत्र, भजन । 

गोता | गे।क्त-+-टाप ] (बहुधा गुरु-शिष्य संवाद के रूप 
में) संस्कृत पद्य में लिखें गये कुछ धामिकग्रंथ जो 
विशेष रूप से धामिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करते हं-उदा ० शिवगीता, रामगीता, भगवद- 
गीता आदि, परन्तु यह नाम केवरू अन्तिम ग्रन्थ ( भगवद्‌- 
गीता) तक ही सोमित प्रतोत होता है - गीता सुगीता 
कतंग्या किमन्ये: शास्त्रविस्तर:, या स्वयं पद्मनाभस्थ 
मखपद्माद्विनिसता -श्रीधर स्वामी द्वारा उद्धत । 

गीति ( स्त्रों ० ] । ग्‌-- क्तिन . गीत, गाना--- अही राग- 
परिवाहिणी गीति: झ० ५, श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणे५ 
स्मिन हरः प्रसंख्यानपरों बभूव--कु० ३।४० 2. एक 
छंद का नाम, दे० परिशिष्ट | 

गीतिका [ गीति-+कन्‌-+ टाप्‌ ]!. छोटा गीत 2. गाना । 

गीतिन (वि०) (स्त्री०--मो) [ गीत+इनि ] जो गाकर 
सस्वर पाठ करता ह--गोौतोी शीघ्री शिरः:कम्पी तथा 
लिखितपाठक:ः--शिक्षा ३१ । 

गीणण (वि०) [गृ+क्त ]. निगला हुआ, खाया हुआ 
2. वर्णन किया गया, स्तुति किया गया (दे० गृ) । 

४४ 


गोणि: (स्त्री०) [गृ+क्तिन ] . प्रशंसा 2. यश 
3. खा लेना, निगल जाना । 

गू (तुदा० पर०>गृवत्ति, गून) धिष्ठा उत्सग करना, 
मलोत्सर्ग करना, पाखाना करना । 

गरगल:,->लः | गज्‌-+क्विप्‌ ८" गक रोग: ततो गडति 
रक्षति--गक-- गड-- क (कु) डस्य लकार: ] एक 
प्रकार का सुगंधित गोंद, राल, गृग्गल । 

च्छ: [ ग+क्विप्‌ "-गत्‌ त॑ इयति--गत-+- शो - क ॥ 

. बंडल, गुच्छा 2. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, (वक्षों 
का ) झुंड-अक्षणो निक्षिपदञ्जनं श्रवणयीस्तापिच्छगुच्छा- 
वलिम--गीत० ११, मन० १।४८ शि० ६।५० 
3. मयरपंख 4. मोतियों का हार 5. बत्तीस लड़ियों 
का मक्‍ता हार (कुछ के मतानूसार ७० लड़ियाँ) 
सम ०--भर्धं: चौबीस लड़ियों का मोतियों का हार 
(घं,, धेम) आधा गुच्छा,--कणिज्ञ: एक प्रकार का 
अनाज,--पत्र: ताड़ का पेड़--फल: . अंगूर की बेल 
2. केले का वक्ष । 

ग॒च्छक: [ गुच्छ---कन्‌ ] दे० “गुच्छ । 

गंज (भ्वा० पर०-गोजति, बहुधा म्वा० पर० गुज्ज 
--गृञ्जति, गुण्जित या ग्रृजित) मं गूं शब्द करना 
गंजार करना, गंजना, भनभनाना,--न षटपदोधझ्सो न 
जगजज य: कलम--भटटि ० २।१९, ६।१४३, १४।२, 
उत्तर ० २।२९-अयि दलद रविन्द स्यन्दमानं मरनन्‍्दं तव 
किमपि लिहन्तो मज्जु गड्जन्तु भज्ञा:-भामि० १।५। 

गज: [ गज्‌--क ]. भिनभिनाना, गजना 2. कुसुमस्तवक, 
फलों का गुच्छा, गुलदस्ता--तु० गुच्छ। सम० 
-कुत भोरा । 

गठजनस | गज्ज--ल्यूट्‌ ] मन्द-मन्द शब्द करना, भिन- 
भिनाना, गंजना । 

गठजा [गञजज्‌--अच-टाप | गंजा नाम को एक छोटी झाड़ी 
जिसके लाल बेर जसे फल लगते हैँ, घंघची-अन्तविष- 
मया होता बहिश्चव मनोरमा:, गऊ!”जाफलसमाकारा 
योषितः केन निर्मिता:-पंच० १।१६९, कि जातु गज्जा- 
फलभषणानां सुवर्णकारेण वनेंचराणाम्‌--विक्रमांक ० 
१।२५ 2. इस झाड़ी का फल, ग॒ंजा जो (१ ग्रेन के 
बराबर वजन की होती हु, या कत्रिम रूप से जिसका 
तोल २३६६ ग्रेन की माप का समझा जाता हैं 3. गुंजार 
मंद-मंद गुंजज का शब्द 4. ढपड़ा, ताशा,--भट्‌टि० 
१४।२ 5. मधशाला 6. चितन, मनन । 

गडिजका [गज्जा+कन +टाप, इत्वम] घंघची । 


गड्जितम [गज्ज+क्त] भनभनाना, गनगुनाना- -स्वच्छन्दं 


दलदरविन्द ते मरन्दं विदन्‍तो विदधतु गब्जितं मिलिन्दा 
- भाभमि० १।१५, न गडज्जितं॑ तन्न जहार यन्मन 
“भ्टि० २।१९ | 


गूटिका [गूटिक"”गुदि-- कन्‌ +टापू | , गोली 2. गोल 


( ३२३४६ ) 


कंकड़, कोई छोटा ग्रोला या पिंड--लोष्टगृटिका: ! 


क्षिपति--मुच्छ ० ५ 3. रेशम के कीड़े का कोया 
4. मोती--निर्धति हार॒गृटिकाविशदं हिमाम्भ: --रघु ० 
५|७० | सम०--अखड्जनम एक प्रकार का सरर्मा । 

गठी [गहि--झछीप| दे० गटिका । 

गड: [गुड--क ] . शीरा, राब, ईख के रस से तंयार किया 
हुआ गृड-गडधाना:--सिद्धा ०, गुडौदनः- याज्ञ० 
१।३०३, गडद्वितीयां हरोतकीं भक्षयंत्‌- सश्र॒ ० 

भेली, पिण्ड 3. खेलने की गेंद 4. मंहभर, ग्रास 

5. हाथी का जिरहबछ्तर, कवच । सम०--उदकम्‌ 
गुड का शरबत,--उड्जूबा शकक्‍कर,--ओदनन्‌ गृड डाहू 
कर उबाले हुए मीठं चावल,-- तण॑स,-- दार:,--रु 
(नपू ०) गन्ना ईख,--थेनुः (स्त्री०) दूध देने बाली 
गाय, जो प्रतीक रूप से गड की बना कर ब्राह्मणों को 
उपहार में दी जाय,--पिष्टन गड के लडड,--फल 
पील का पेड़,--शकरा खांड,--श्यड्रम -गड-द्रावणी 
कलश,--हरीतकी गृड म॑ रक्‍खी हुई हर, मरब्ब 
की हर । 


गड़क: |गड--कन | . पिण्ड, भंली 2. ग्रास 3. गड से 
तंयार की हुई औषधि । 

गडलसम्‌ [गड-ला-क | गड़ से तेयार की हुई शराब । 

तगड़ा [गड--ठाप ] . कप+स का पौधा 2. बटी, गोली । 

गड़ाका [गडयति संकोचयत्ति देहेन्द्रियादीनि इति मड: तमा- 
कति प्रकाशयति गड--आ--के -क--टाप | . तनद्रा 
2. निद्रा । सम०--ईश: . अर्जन का विशेषण, 
--मम देहे गृडाकेश यच्चान्यद द्वष्टमहसि--भग ० 
११।७, (गीता में और कई स्थानों पर) 2. शिव का 
विशेषण 

गडगडायनम [गृडगुड इत्यवमयनं यस्य--ब० स०] खांसी 
आदि के कारण कण्ठ से गडगड की आवाज निकलना | 

गडरः: [गड-एरक | . पिण्ड, भेली 2. कौर, टकड़ा । 


गण (चरा० उभ०--गणयति-ते, गुणित) 4. गुणा करना 


उपदेश देता 3. निमंत्रित करना । 
गृण: [गण्‌--अच्‌| 4. घम, स्वभाव (बराया अच्छा) 
दुर्गग, सुगण 2. (क) अच्छी विशेषता, विशिष्टता 
उत्कष, श्रष्ठता--कतमे ते गुणाः--या० १, रघु० 
१९, २२, साधुत्वे तस्य को गृुण:--पंच० ४१०८ 
(ख) गौरव 3. उपयोग, लाभ, भलाई (करण० के 
साथ ) मद्रा० १।१५ 4. प्रभाव, परिणाम. फल, शुभ 
परिणाम 5. धागा, डोरी, रस्सी, डोर--मेखलागण 
-क्रे०४॥८, ५।१०, यतः परेषां गणग्रहीतासि ---भामि ० 
१॥९ (यहाँ गुणा का अर्थ विशिष्टता भी हैं) 
6. घनुष की डोरी--गणकृत्से घनुषो नियोजिता--कु ०» 
४|१५, २९, कनकपिद्धतडिद्गुणसय तम्‌ ---रघु ० ९।५४ 
7. वाययंत्र के तार शि० ४।५७ 8. स्नाय्‌ 9. खूबी, 


धिाशेषण, धर्म -मनु० ९॥२२ 0. बिशेषता, सब 
पदार्थों का धर्म या लक्षण, वंशषिक के सात पदार्थों 
में से एक (गुणों की संख्या र४ है) . प्रकृति का 
अवयव या उपादान, समस्त रचित वस्तुओं से संबद्ध 
तोन गुणों में से कोई एक (यह हँ--सत्त्तव, रजस्‌ और 
तमस्‌ )--गुणत्रयविभागाय---कु ० २४४, भग० १४।५, 
रघु० ३।२७ 2. बत्ती, सूत का घागा 3. इन्द्रियजन्य 
विषय (यह पाँच हें - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द ) 4. आवृत्ति, गणा [संख्याओं के बाद समास के 
अन्त में लगकर प्रायः 'तहाँ या 'गणा या वार को 
प्रकट करता हैँ )--आहारो द्विगुणः स्त्रीणां ब॒द्धिस्तासां 
चतगंणा, षपडगणो व्यवसायहइच कामश्चाष्टगण: स्मृत 
--चाण० ७८, इसी प्रकार त्रिगण,---शतगणी भवत्ति 
>-सोगना हो जाता है 5. गौण तत्त्व, आश्रित अंश 
(विष० मुख्य) 6. आधिक्य, बहुतायत, बहुलता 
7. विशेषण, वाक्य में अन्याश्रित शब्द 8. इ, उ, क्र 
तथा ल के स्थान में ए,ओ, अर और अल, अथवा 
अ, ए, ओ, अर और अल स्वर का आदेश 
9. (अलं० शा० में) रस का अन्तनिहितगुण, मम्मट के 
अनसार--ये रसस्याडितो धर्मा: शौयदिय इवात्मन 
उत्कषेहेतवसस्‍्ते स्यरचलस्थितयों गणा:--काब्य ० ८, 
(अलं० शा० के प्रणता वामन, पंडित जगन्नाथ, दण्डी 
तथा अन्य विद्वान गुणों को शब्द और अथ दोनों का 
घमं समझते हूं तथा प्रत्येक के दस दस प्रकार बतलाते 
है। परन्तु मम्मट केवल तीन गुण मानता हैँ और 
दूसरों के विचारों की समालोचना करने के पश्चात्‌ 
कहता हँ:--माघ॒ याज: प्रसादाख्यास्त्रसस्ते न पुनदश 
-काजब्य० ८) 20. (व्या० और मी० से) शब्द समह 
का अथे, धरम या गण माना जाता है, उदा० वेयाकरण 
शब्दार्थ के चार प्रकार मानते हँ:--जाति, गण, क्रिया 
और द्रव्य, इन अर्थों को समझाने के लिए क्रमश. प्रत्येक 
 गौः, शुकलः, चल: और डित्थ:---उदाहरण देते हें 
2. (राजनीतिशास्त्र में) कार्य करने का समुचित 
प्रक॒म, सही रीति (विदेशराजनीति विषयक छः: रीतियाँ 
राजाओं के द्वारा व्यवहाय बतलाई गई हं--. संधि, 
शान्ति, सुलह 2. विग्रह, यद्ध 3. यान, चढ़ाई करना 
4. स्थान या आसन अथ ति्‌ पड़ाव 5. संश्रय अर्थात्‌ 
शरणस्थल दढना 6. दघ या हंधीभाव -- संघिर्ना विग्रहो 
यानमासन द्वधमाश्नय: - अमर०, दे० याज्ञ० १।३४६ 
मनु ० ७।१६०, शि० २।२६, रघु० ८।२१ 22. तीन 
गणों से व्यत्पन्न तीन की संख्या 23. (ज्या» में) सम्पर्क 
जीवा 24. ज्ञानेन्द्रिय 25. निचले दर्जे का विशिष्ट 
भोजन--मन्‌ ० ३।२२४, २३३ 26. रसोइया 
27. भीम का विशेषण 28. परित्याग, उत्सगं । सम० 
अतोत (वि०) सब प्रकार के गणों से मुक्त, गुणों 


( 


से परे,--अधिष्ठानकम्‌ वक्षस्थल का वह प्रदेश जहाँ 
पेटी बाँधी जाती हें,-- अनुरागः दूसरों के सदगणों की 
सराहना करना--कि० १।११,-- अन रोध: अच्छे गणों 
की अनुरूपता या उपयक्तता,-- अन्बित (वि०) अच्छे 
नणों से यकत, श्रेष्ठ, मल्यवान, अच्छा, सर्वोत्तम,- -अप- 
बाद: गणों का तिरस्कार, गणों का अपकषंण, गण- 

निन्‍दा,--आकरः: 'गणों की खान' सवंगणसंपन्न,-- आदच 
(वि०) गणों से समद्ध,--आत्मन (वि०) गणी---आधार 
गणों का पात्र, सदगणी, गणवान व्यक्ति,---आश्रय 
(वि०) गणी श्रेष्ठ, --उत्कर्ष: गुण की श्रेष्ठता, उत्तम 
गणों का स्वामित्व,---उत्कीतेनम गणों का कीत॑ंन 
स्नति, प्रशस्ति,--उत्कृष्ठ (वि०) गणों में श्रेष्ठ--कर्मन 
(नप्‌०) 4. अनावश्यक या गौण काये 2. (व्या० में) 
गोण या काय का व्यवधानसहित (अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष | 
कम, उदा ०-नेताहइवस्य- ख्रघ्नं स्र॒ध्नस्थ वा, में स्रध्नं 
गणकम हँं,-- कार (वि०) अच्छे गणों का उत्पादक, 
लाभदायक, हितकर (र:) 4. वह रसोइया जो अति- 
रिक्त विशिष्ट भोजन तेयार करता हैं 2. भीम का 
विशेषण,--ग्रानम्‌ गुणों का गान करना, स्तुति, प्रशंसा 
>-गंध्त (वि०) 4. अच्छे गणों का इच्छक 2. अच्छे 
गणों वाला,-गृह्य (वि०) गणों की सराहना करने 
वाला, गणों से संलग्न, गुणों का प्रशंसक--नन वक्‍्त- 
विशषनिःस्पह्ाा गणगहया वचने विपश्चित:--कि ० २।५, 
ग्रहीत,---ग्राहक,---ग्रहिन्‌ (वि०) दूसरों के) गणों 
का प्रशसक-रत्न० १।६, भामि० १।९,-- ग्राम: गणों 
का समूह-गुरुतरगुणग्रामाम्भोजस्फुटोज्ज्वलचन्द्रिका 
>-भर्तृ० ३३११६, गणयति गुृणग्रामम--गीत० २, 
भामि० १।१०३,--ज्ञ (वि० ) गणों की सराहना जानने 
वाला, प्रशंसक,---भगवति कमलालयें भशमगणज्ञासि 
-मुद्रा० २, गुणागुणज्ञप्‌ गुणा भवन्ति--हि० प्र० 
४७,--त्रयम,--त्रितयम प्रकृति के तीन घटक धर्म 
अर्थात्‌ सत््व, रजस्‌ और तमस,--धर्म: कुछ गणों 
पर आधिपत्य करन में आनषंगिक गण या धर्म ,-- निधि 
गुणों का भण्डार,---प्रकष: गणों की श्रेष्ठता, बड़ा गण 
““लक्षणम्‌ आन्तरिक गुण का सांकेतिंक चिह्न,--लय- 
निका,-- रूयनी तंब॒,--बचनम्‌,-वाचक: विशेषण, गण 
बतलाने वाला शब्द, संज्ञा शब्द जो विशेषण की भांति 
प्रयकक्‍त हो जसे 'रवेतो5४वः: में 'ड्वेत' शब्द,--विवेचना 
दूसरों के गुणों की सराहना करने में विवेकबद्धि, 
--वक्ष:,-- वक्षक: एक मस्तूल या स्तंभ जिससे नौका 
या जहाज बांधा जाय,--वत्ति: गौण या अप्रधान संबंध 
(विप० मुख्यवृत्ति ),-- वेशेष्यम गण की प्रमखता 
-अैब्द: विशेषण, - संख्यानम॒ तीन अनिवायं गणों की 
संगणना, सांख्यदशन (योगदशन सहित) ,--संग 
. गुणों का साहचय 2. सांसारिक विषयवासनाओं में 


रे४७ ) 


आसक्ति,---संपद्‌ (स्त्री० ) गणों की श्रेष्ठता या समद्धि 
बड़ा गण, पृणता,--सागरः 4. गणों का समुद्र, एक 
बहुत गृणी पुरुष 2. ब्रह्मा का विशेषण । 

गणक: [ गण-ण्वल |] 4. हिसाब करने वाला, या हिसाब 
लगाने वाला 2. (गणित में) वह अंक जिससे गुणा 
किया जाय । 


गणनम [ गण-+-ल्यूट | 4. गणा करना 2. संगणना 3. गणों 


का वर्णन करना, गणों को बतलाना या गिनना--इह 
रसभणने कतहरिगणने मधरिपुपदसेवके--गीत० ७ 
नी पुस्तकों को परीक्षा करना, अध्ययन करना 
विभिन्न पाठों के मल्य को निर्धारण करने के लिए 
पाण्डलिपियों का मिलान करना । 


गणनिका | गण--यच-|- कन्‌, इत्वम्‌ | 4. अध्ययन, बार- 
बार पढ़ना, आवत्ति--विशेषविदुष: शास्त्र यत्तवोदग्रा- 
ह्ते पर:, हेतु: परिचयस्थय वक्‍तुगृणनिकव सा--शि० 
२।७५, (आम्रेडितम--मल्लि० ) 2. नाच, नाचने का . 
व्यवसाय या नृत्यकला 3. नाटक की प्रस्तावना 
4. माला, हार-दरिद्राणां चिन्तामणिगूणनिका 
-आन० ३ 5. शून्य, अंकगणित में विशष चिह्न जो 
शून्यता को प्रकट करता है । 

गणनोय (वि०) [ गुण--अनीयर्‌ ] 3. वह राशि जिसे 
गुणा किया जाय 2. जिसको गिना जाय 3. जिसे उप- 
देश दिया जाय,--यः अध्ययन, अभ्यास । 

गुणबत्‌ (वि०) [गुण्‌--मतुप्‌ | गुणों से युक्‍त, गुणी, 
श्रेष्ठ । 

गणिका [गण्‌--इन-+-कन्‌ +-ठाप्‌ | रसौली, गिल्टी, सूजन । 

गणित (भू० क० क्ृ०) [गूण--क्त| 7. गुणा किया: हुआ 
2. एक स्थान पर ढेर लगाया हुआ, संगहीत 3. गिना 
हुआ । 

गणिन्‌ (वि०) [गुण--इनि] . गुणों से यक्त; गुणवाला, 
गणी--गणी गण वेत्ति न वेत्ति निगण:--मन्‌ ० ८।७३, 
याज्ञ० २।७८ 2. भला, शभ--गणिन्यहनि--दहश ० 
६१ 3. किसी के गुणों से परिचित 4. गुणों को धारण 
करने वाला (कम ) 5. (अप्रधान ) अंशों वाले, म्‌ रुय 
(विप० गण ) --गणगणिनो रेव संबन्ध: । 

गणीभत (वि०) [अगुणी गुणीभूतः--गुण--च्वि--भ्‌ 
+क्त | 4. मल महत्त्वपूर्ण अथ से वज्चित 2. गोण या 
अप्रधान बनाया हुआ 3. विशषणों से आवेष्टित । 
सम ०--व्यकृग्यमू (अलं० शा० म) काव्य के तीन 
भेदों में से दूसरा--मध्यम--जिसमें अभिधय अर्थ की 
अपेक्षा व्यंजना द्वारा अभिव्यक्त अर्थ' अधिक आक्ेंक 
नहीं होता हैं, सा० द० परिभाषा देता हैँ:--अपरं तु 
गुणीभूतव्यछग्यं वाच्यादनृत्तमे व्यकूग्यें, २६५, काव्य का 
यह भेद इसके आग आठ भागों में विभक्‍त किया गया 
है-+दे० सा० द० २६६, काव्य ० ५ । 


( ३४८ ) 


गुण्ठ (चुरा० उभ०-गुण्ठयति-ते, गुण्ठित) 4. परिवृत्त करना 
घेरना, लपेटना, परिवेष्टित करना 2. छिपाना, ढक 
लेवा, अब---, ढकना, परदा डालना, छिपाना, अवब- 
गण्ठित करना । 

गण्ठनम्‌ [गुण्ठ--ल्यट ] . छिपाना, ढकना, गोपन 2. मलना 
यथा भस्मगण्ठनम्‌ । 

गण्टित (वि०) [गण्ठ---क्त] 4. घिरा हुआ, ढका हुआ 
2. चर्ण किया हुआ, पीसा हुआ, चरा किया हुआ । 

गुण्ड (चुरा० उभ०-गुण्डयति, गुण्डित) . ढकना, छिपना 
पीसना, चरा करना । 

गण्डक: | गण्ड--- अच -/कन्‌ ] . घल, चूर्ण 2. तेल का 
बतंन 3. मन्द मधर स्वर । 

गुण्डिक: [ गृण्ड--ठन्‌ ] आटा, भोजन, चूर्ण । 

गण्डित (वि०) [ गण्ड--क्त ] . चर्ण किया हुआ, पिसा 
हुआ 2. घूल से ढका हुआ । 
(वि०) [ गण+यत्‌ ] 4. गुणों से युक्त 2. गिने 
जाने के योग्य 3. वर्णन किये जाने के योग्य, प्रशस्य 
4. गुणा करने के योग्य, वह राशि जिसे गुणा किया 
जाय । 

गत्स:ः-+ग्च्छ: । 

गत्सकः: [ ग्धघू--स--कन्‌ | . गट्ठर, गुच्छ 2. गुलदस्ता 
3. चंवर 4. पुस्तक का अन्‌ भाग या अध्याय । 

गद (स्वा० आ०>गोदते, गृदित) क्रीड़ा करना, खेलना । 

गदस [| ग्‌द--क | गृदा-याज्ञ० ९३॥९ मनु० ५॥१३६, 
८।२८२। सम०--अह्ुकुर: बवासीर,-आवते: कोष्ठ 
बद्धता,--उज्भवः बवासीर,--ओष्ठ: गदा का मख 
--कील:,--कीलक: बवासी र,-- ग्रह: कब्ज, मलावरोध 
“पाक: गुदा को सूजन, (मलद्वार का पक जाना), 
--अंश: कांच मिकलना,--बत्सन्‌ (नपूृ० ) गृदा, मल- 
द्वार,-- स्तम्भ: कब्ज । 

गध । (दिवा० पर०--गुध्यति, गुधित) लपेटना, ढकना 
आवेष्टित करना, ढांपना, ]। (क्रया० पर०--गृध्ताति) 
क्रद्व होना; ॥ (म्वा० आ०-गोधते) क्रीड़ा करना 
खेलना । 

गुन्दलः [ गुन इति हाब्देन दल्यतेइसौ--गन--दरू--णिच 
-|-अच एक छोट आयताकार ढोल का शब्द । 

गुन्दा (द्रा) लः [ पूं० ] चातक पक्षी | 

गप्‌ू ) (म्वा० पर०-“गोपायति, गोपायित या गप्त) 
. रक्षा करना, बचाना, आत्मरक्षा करना, रखवाली 
करना--गोपायन्ति कुलस्त्रिय आत्मानम्‌-महा०, 
जगोपात्मानमत्रस्त:---रघ्‌ ० १।२१, जगोप गोरूपध रा- 
मिवोर्वीम --२।३ भट्टि० १७।८० 2. छिपाना, ढकना 
--कि वक्षशइचरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपायते--अमरु 
२२, दे 'गप्त ।॥ (भ्बा० आ०--जुगुप्सते--गृुप्‌ का 
सन्नन्त रूप) . तुच्छ समझना, कतराना, घिन करना 


ह 


अरुचि करना, निनदा करना (अपा० के साथ, कभी 
कभी कर्म० के साथ भी) पापाज्जुगुप्से--सिद्धा ०, 
कि त्वं मामजगष्सिष्ठा:--भट्टि" १५१९, याज्ञ० 
२।२९६ 2. छिपाना, ढकना (इस अर्थ में--गोपते ) 
 (दिवा० पर०-ग्प्यत्ति) घबराना, धिह्नल हो 
जाना, !ए (चुरा० उभ०--गोपायति---ते) 4. चम- 
कना 2. बोलना 3. छिपाना (कविरहस्य से उदधत 
निम्नांकित इलोक धातु के विभिन्न रूपों पर प्रकाश 
डालता हं--गोपायति क्षितिमिमां चतुरब्धिसीमां 
पापाज्ज गप्सत उदारमति: सदव, वित्तं न गोपयति यस्तु 
वणीयकेम्यो धीरो न गप्यति महत्यपि कायजाते। 


गपिलः [ गप्‌ू+-इलच्‌ ] . राजा 2. रक्षक । 

ग॒ृप्त (भू० क० कृ०) [ गुपू-क्‍्त ] |. प्ररक्षित, संधृत 
रक्षित --रंघ्‌ ० १०।६० 2 छिपाया हुआ, ढका हुआ 
रहस्यमय--मनु ० २१६०, ७।७६ ८।३७४ 3. अदृश्य 
आँख से ओझल 4. संयकक्‍त,--प्त: वश्यों के नाम के 
साथ जूड़ने वाली वर्ण सूचक उपाधि- चन्द्रगुप्त 
समद्रगप्तः आदि (ब्राह्मणों के नामों के साथ प्राय 
देव: या 'शमन्‌' क्षत्रियों के नामों के साथ 'वमन्‌ या 
जात , वश्यों के नामों के साथ “गप्त', “"भति” अथवा 
दत्त" और शुद्रों के नामों के साथ "दास जोड़ा जाता 
हं-तु०, शर्मा देवश्च विप्रस्य, वर्मा त्राता च भूभज 
भतिदंत्तरच वेश्यस्य दास: श॒द्श्य कारयत ),---प्तम 
(अव्य० ) ग॒ृप्त रूप से, निजी तौर पर, अपने ढंग पर 
-“-प्ता काव्यग्रंथों में वणित मख्य स्त्रीपात्रों में से एक, 
परकीया नायिका, सुरति छिपाने वाली नाथिका-वत्त- 
सुरतगोपना वर्तिष्यमाणसुरतगोपना और वतमान- 
सुरतगोपना दे० रसमें ०---२४। सम०--कथा गुप्त या 
गोपनीय समाचार, रहस्य,-- गति: गृप्तचर, जासूस, 
“चर जासूस, छिप कर घूमने वाला (र:) व. बल- 
राम का विशेषण 2. ग्‌प्तवर, जासूस,--दानम्‌ छिपा 
कर दिया जाने वाला दान, गप्त उपहार,-- वेश: बदला 
हुआ भेस । 


गप्तक: | गप्त--कन्‌ | संधारक, प्ररक्षक । 

गुपष्ति: (स्त्री०)) [गपू+-क्तिन्‌ ] ॥. संधारण, प्ररक्षा, 
-सर्वच्यास्य तु सगस्‍्य गृप्त्य्थमू-मन्‌ ० १।/८७, ९४, ९९, 
याज्ञ ७ १।१९८ 2. छिपाना, लकाना 3. ढकना, म्यान 
में रखना-असिधा रासु कोषगृप्ति:--का ० ११ 4. बिल 
कन्दरा, कुण्ड, भूगभंगह 5. भूमि में बिल खोदना 
6. प्ररक्षा का उपाय, दुगे, दुर्गेप्रावीर 7. कारागार 
जेल--सरभस इव गप्तिस्फोटमक: करोमि--शि० 
११।६० 8. नाव का निचला तल 9. रोक, थाम । 

गफ, गुस्फ (तुदा० पर०--गफति, गम्फति, गुफित) गंथना 
गूंफन करना, बांधना, लपेटना--भट्ठटि ० ७॥१०५ 
2. (आलं०) लिखना, रचना करना । 


( २४९ ) 


ग्॒‌ (ग] फित (भ० क० कर० ) | ग ।क्‍ ) फ-+क्‍्त | 
इकट्ठा गथा हुआ, बांधा हुआ, बता हुआ । 

गम्फ: | गम्फू+-घञ | . बांधता, गथना,>“गगुम्फों 
वाणीनाम्‌--बालरा ० १।१ 2. एक स्थान पर रखना, 
रचना, करना, क्रम पूर्वक रखना 3. ककण 4. गल- 
मुच्छ, मछ । 

गम्फना | गम्फू+ यच -! टाप्‌ ] . एक जगह गुंथना, नत्थी 
करना 2. क्रम प्वंक रखना, रचना करना 3. सुसा- 
मंजस्य जुर और अर्थ का), अच्छी रचना--वाक्य 
शब्दाथंयो: सम्यग्रचना गृम्फना मता । 

ग्र ! (तुदा० आ०--ग्रते, गत, गू्ण ) प्रयल करना, चेष्टा 
करना, ॥ (दिवा० आ०--भू० क० कृ०- गूर्ण 
. चोट पहुंचाना, मार डालना, क्षति पहुंचाना 
<. जाना । 

गुरणम्‌ | गुर-+ल्युट | प्रयत्त, धय । 

गुर (वि०--रु, वीं ) [गृ-कु, उत्वम्‌ | (म० अ० 
>-गरीयसू, उ० अ० गरिष्ठ) . भारी, बोझल 
(घिप० लघ॒०) (आल० से भी )--तेन घर्जंगतो गुर्वी 
सचिवेष॑ विचिक्षिपे--रघु० १।३४, ३।३५, १२।१०२, 
ऋतु ० १।७ 2. प्रशस्त, बड़ा, लम्बा, विस्तृत 3. लंबा 
(काल मात्रा या लंबाई में) आरम्भगुर्वी--भत ० 
२।६०, गरुष दिवसेष्वेव गच्छत्सु-मेघ ० ८३ 4. महत्व- 
पृर्ण, आवश्यक, बड़ा-विभवगरुभि: कृत्ये:-श० ४।१८ 
स्वार्थात्सता गरुतरा प्रणयिक्तरिवव--विक्रम० ४१५ 
5, दःसाध्य, असह्य -कान्ताविरहगहणा शापेन-मेघ ० 
१ 6. बड़ा, अत्यधिक, प्रचंड, तीत्र -गरुः प्रहष 
प्रबभूव नात्मनि-रघु० ३॥१७, गुर्वेपि विरहदुःखम 
+-श० ४।१५, भग० ६।२२ 7. श्रद्धेय, आदरणीय 
8. भारी, हाय 9. अभीष्ट, प्रिय 0, अहंकारी, 
धमंडी, दर्पो (छन्दःशास्त्र में) दीघ॑मात्रा, (या तो 
स्वयं दीघ, अथवा संयुक्त व्यंजन से पूर्व होने के कारण 
दीघे ) उदा० ईड” में ई, तथा तस्कर मे त, (यह 
छं० में प्रायः 'ग' लिखा जाता हे-मात्तो गौ चेच्छा- 
लिनी वेदलोकः--आदि ) ,--रुः पिता--न केवल तद्गु- 
रुरेकपाथिव: क्षितावभूदेकधन घंरोषपि सः-रघु ० ३॥३ १, 
४८, ४॥१, ८।२९ 2, कोई भी श्रद्धेय या आदरणीय 
पुरुष, वद्ध पुरुष या संबंधी, बज॒गे (ब० व०) शश्र- 
पस्व गरूतू -श० ४।१४, भग० २॥५, भामि० २।७ 
१८, १९, ४९, आज्ञा गृरूुणां ह्यविचारणीया-रघ्‌० 
१४|४६ 3. अध्यापक, शिक्षक--गुरुशिष्यौं 4. विशेष- 
तया धाभिकग रु, आध्यात्मिक गरु- तो गरुगुरुपत्नी 
च प्रीत्या प्रतिननन्‍्दतु:--रघ० १।५७, (पारिभाषिक 
रूप से गुरु वह हैं जो गायत्री मंत्र का उपदेश करे 
और शिष्य को वेदाघ्यापत करे--स गृरुय: क्रिया 
कृत्वा वेदमस्म प्रयच्छति--याज्ञ ० १।३४) 5. स्वामी, 


प्रधान, अधीक्षक, शासक--वर्णाश्रमाणां गरवे स वर्णी 
-रघ० ५१९, वर्ण और आश्रमों का प्रधान - गरु- 
नंपाणां ग्रवे निवेद्य- २।६८ 6. बृहस्पति, देवगरु 
->-गरुं नत्रसहस्नण चोदयामास वासव:--क्ु० २।२९ 
7. बृहस्पति नक्षत्र- गुरुकाव्यानुगां विश्रच्चान्द्रीमभि- 
तभः थखियम--शि० २॥२ 8. नय रिद्धाल्त का 
व्यास्याता 9. पुष्य नक्षत्र 0. कौरव और पांडवों के 
गछ . मीमांसकों के एक संप्रदाय का नेता प्रभाकर 
( उसके नाम पर 'प्राभाकर या '्रभाकरीय' कहलाता 
है ),-अर्थ:--शिष्य को शिक्षा देने के उपलक्ष्य में 
गरुदक्षिणा--गनंर्थमाह्त महू यतिष्ये--रघु०_ ५।७, 
--उत्तम (वि०) अत्यंत सम्माननीय (-मः) पर- 
मात्मा,-- कार: पुजा, उपासना,-- क्रम: उपदेश, पर- 
म्पराप्राप्त शिक्षा,--जन: श्रद्धेयः पुरुष, वद्धसंबंधी 
बजग--नापेक्षितों गुएजन:--का० १५८, भामि० 
२।७,--तल्पः . अध्यापक की शब्या (भार्या) 2. अध्या- 
पक की शय्या का उल्लंघन अर्थात्‌ गरुपत्नी के साथ 
अनचित संबंध,--तल्पग,---तल्पिन गरु-पत्नी के अनु- 
चित संबंध रखते वाला (हिन्दूधर्म शास्त्र के अनसार 
एसा व्यक्ति महापातकियों म॑ गिना जाता हें--अति- 
पातकी, तु०, मनु० ११।१०२३२ ) 2. जो अपनी सौतेली 
माता के साथ व्यभिचार करता है,--दक्षिणा आध्या- 
त्मिक गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा--रघ० ५॥१, 
-दैवत: पुष्य नक्षत्र, -पाक (वि०) पचने में कठिन, 
-भैम ै. पृष्यनक्षत्र 2. घनष,- मर्दलः एक प्रकार 
को ढोलक या मदंग,-- रत्नम पूखराज,--- लाघवम 
सापेक्षिक महत्त्व या मूल्य,--वतिन,--वाप्चिनू (पुं०) 
गुरु के घर रह कर पढ़ने वाला द्रद्मचारी,--कासर: 
वहस्पति वार, -वृत्ति: (स्त्री०) ब्रद्वाचारी का अपने 
गुरु के प्रति आचरण । 


ग्रुक (वि०) (स्त्री०--को) [गुरु--कन्‌ | . जरा भारी 
2. (छनन्‍्द० मे) दीघे । 

गु॒ (ग्‌) जेरः [गरु--जु-- णिच्‌ -- अण-पृषो ० ] . गजरात 
का प्रदेश या जिला--्तेषां मार्ग परिचयवशादर्जितं 
गजराणां यः संतापं शिथिकूमकरोत्‌ सोमनाथं विलोक्य 
“-विक्रमांक७ १८।९७ । 

गधविणी, गर्वों [गरु-इनि--कहोीप, गरु+छ्ीष| गर्भवती 
सत्री--उदा० ग्‌विणीं नातृगच्छन्ति न स्पशन्ति रज- 
स्वलाम्‌ । 

गलः [">गड, डस्य लः | गड़ तु० गड । 

गलच्छः,---गलुड्छ: [--गुच्छ पूषो ० गुड़-+ क्विप, डस्य लः, 
गल--उज्छ--अण | गच्छ, झूंड दे० गच्छ । 

गल्फ: [गल+फक अकारस्य उकारः:। टखना -आगुल्फ- 
कीर्णापणमागपुष्प॑ कु० ७।५५, _ गृल्फावलंबिना 
“5"की० ९० ॥। 


( ३५० ) 


गल्म:,-ल्मम्‌ [गुड--मक्‌, डस्य ल:---तारा० ] . वक्षों का 
झंड, झरमट, वन, झाड़ी--मनु० १।४८, ७।१९२, 
१२।५८, याज्ञ ० २२२९ 2. सिपाहियों का दल, संन्‍्य- 
दल जिसमें ४५ पदाति, २७ अश्वारोही, ९ रथारोही 
और ९ गजारोही होते हैं 3. दुर्ग 4. तित्ली 5. तिल्ली 
का बढ़ जाना 6. गाँव की पुछिस चौकी 7. घाट । 

गल्मिन (वि०) (स्त्री०--नी ) [गृहम--इनि | झुरमंट या 
झाड़वन्द में उगनबाला, बढ़ी हुई तिल्ली वाला, तिल्‍ली 
के रोग से ग्रस्त । 

गलमी [गल्म--अच --डीपष | तंब । 

ग॒ (ग) वाकः [ग--आक | सुपारी का पेड़ । 

गह (म्वा० उभ०-गूृहति-ते) ढकना, छिपाता, परदा 
डालना, ग॒प्त रखवना>गृह्य॑ व गहति गणान्‌ प्रकटी- 
करोति--भतं ० २।७२, गद्देत्कम॑ इवाड्भरानि-- मन॒० 
७।१०५, रघु० १४४९, भट्टि० १६।४९, उप- 
आलिगन करना, तरज्जहस्तरुपगहती व--रघ० १३।६२३ 
१८।४७, भट्ठटि ० १४५२, शि० ९।३८ नि -, लछिपाना 
गप्त रखना । 

गहः [गह -+क] 4. कातिकेय का विशेषण --गृह इवाप्रति- 
हतशक्ति:--का० ८, कु० ५११४ 2. घोड़ा 3. निषाद 
या चांडाल का नाम जो श्टंगवेर का राजा तथा 
भगवान राम का मित्र था । 

गहा [गह-+टाप] 4. गुफा, कंदरा, छिपने का स्थान, 
>--गहानिबद्धप्रतिशब्ददीघंम--रघ्‌ृ० २।२८, ५१, 
घरमंस्य तत्त्वं निहितं गहायाम--महा ० 2. छिपाना, 
ढेंकना 3. गढ़ा, बिल 4. हृदय। सम०- आहित 
(वि०) हृदय में रकखा हुआ,-चरम्‌ ब्रह्म, 
(वि०) गुफा जैसे मूह का, चौड़े मूह का खूले मृह 
का,--शय: . चहा 2. शेर 3. परमात्मा । 

गहिनम्‌ [गृह +इनन | वन, जंगल । 

गहेरः: [गृह-+एरक] 4. अभिभावक, प्ररक्षक 2. लहार । 

गहाय (सं० कृ०) [गृह +क्यप्‌] 4. छिपाने के योग्य 
गोपनीय, गुप्त रखने के योग्य, निजी--गुद्मयं च गृहति 
“-भेत॑० २७२ 2. गुप्त, एकान्तवासी, विरक्‍्त 
(सेवानिवृत्त) 3. रहस्यपूर्ण--भग० १८।६३,- ह्य: 
. पाखंड 2. कछवा,---हाम 4. भेद, रहस्य--मौनं 
संवास्मि गह्मानाम--भग० १०।३८, ९॥२, मन०» 
१२।११७ 2. गप्त इन्द्रिय, पुरुष या स्त्री की जनने- 
न्द्रिय। सम०--गरु: शिव का विशेषण,-- दीपक 
जुगन,--निष्यन्द: मत्र--भाषितम 
2. भेद, रहस्य को बात,--- मय: कारतिकेय का विशेषण । 

गह्मयक: [गुद्यं गोपनीय के सुख येषाम--ब० स०] यक्ष ज॑सी 
एक अधेंदेवों की श्रेणी जो कुबेर के सेवक तथा उसके 
कोष के सरक्षक हं-गह्यकस्तं ययाचे--मेघ० ५, 
मनु ० १२४७ । 


गप्तवार्ता 


ग्‌ः ( स्त्री० ] | गम्‌ न के टिलीप: | 4. कड़ा करक८ 2. मल, 
विष्ठा । 

गढ़ (भू० क० कृ०) [गृह -+-क्त] . छिपा हुआ, गुप्त, गुप्त 
रखा हुआ 2. ढका हुआ। सम०--अजद्भु: कछवा 
-अद्प्नि: सांप-आत्मन (समास होकर “गढोत्मन' बनता 
है, सिद्धा० ने इस प्रकार समाधान किया हें--भवेद 
वर्णाग माद्‌ हंस: सिहो वर्णविपयंयात्‌, गढोत्मा वर्ण 
विक्वतेव णलोपात्पषो दर: ), परमात्मा,--उत्पन्न:--ज 
हिन्दूधम श्ञास्त्रों में वणित १२ प्रकार के पुत्रों मे से 
एक, यह उस स्त्री का ग॒प्त पत्र ह जिसका पति परदेश 
गया हुआ हैं, तथा वास्तविक पिता अज्ञात ह- गहे 
प्रच्छन्न उत्पन्नो गृढ़जस्तु सुतः स्मतः- याज्ञ ० २१२९, 
१७०,-- नीडः खंजनपक्षी, - पथ: 4. ग॒प्तमार्ग 2 पग- 
डंडी 3. मन, बद्धि---पाद,-पादः सांप,-पुरुष: जासूस 
गुप्तचर, भंदिया,-- पुष्पकः बकुलवृक्ष ,- मारे: भूगभ 
माग,--मथुनः को वा,---वचंस (पु०) मेढक,- साक्षिन्‌ 
(प्‌०) गप्त गवाह, एसा साक्षी जिसने प्रतिवादी की 
बाती को चुपचाप सुना हो । 


गथः,-थम [ग--थक | मल, विष्ठा । 

गन (वि० ) [ग्‌ू--क्त | उत्सष्ट मल । 

ग्रणम--दे ० 'गुरण । 

गषणा ? मोर के पंख में बनी हुई आंख की आकृति । 

ग्‌ (म्वा० प्र०--गरति) छिड़कना, तर करना गीला 
करना । 

गज, गुह्ज (भ्वा० पर०--गजति, गुञ्जति ) शब्द करना, 
दहाड़ना, गराना आदि । 

गठजन:ः [गणज्ज--ल्यूट |] 4. गाजर 2. शलजम 3. गांजा 
(गांजे की पत्तियों को चबाना जिससे कि मादकता पंदा 
हो ),नम विषेले तीर से मारे हुए पशु का मांस । 

गुण्डि (डी) बः [? | गीदड़ों की एक जाति। 

गृध (दिवा० पर० - गध्यत्ति, गद्ध) ललूचाना. इच्छा 
करना, लोभवश्ञ प्रयत्नशील होना, छालायित होना, 
अभिलाषी होना । 

गृधु (वि०) [गृध--कु] कामातुर, लम्पट,-- धु: कामदेव । 

गध्नु (वि०) [गधघ्‌--कनु] 4. लोभी, लालची-अगुध्नुराददे 
सो5्थंम--रघ्‌ ० १।२१ 2. उत्सुक, इच्छुक । 

गध्यम,-ध्या [गध्‌--क्यप | इच्छा, लोभ । 

गध्न (वि०) [गृध+-क्र] 4. लोभी लालची- श्रः,-- ध्रम्‌ 
गिद्ध,-- मार्जारस्य हि. दोषेण हतो गद्धों जरदगव 
-हि० १।५९, रघृु० १२५०, ५९। सम॒०-कट 
राजगृह के निकट विद्यमान एक पहाड,--पत्तिः.-राज 
गिद्धों का राजा, जटाय-- अस्यवासीन्महति शिखरे 
ग॒प्नराजस्य वास:--उत्तर ० २।२५,-- वाज,-वाजित 
(वि०) गिद्ध के परों से युक्त (बाण आदि) 

गृष्टि: (स्त्री०) [गक्लाति सकृत गर्भम--ग्रह +क्तिच्‌ 


( ३५१ 


पूषो० तारा०] . एक बार ब्याई हुई गौ, पहलौठी 
गाय (सक्ृत्प्रसूता गौ:)-आपीनभारोद्व हनप्रयत्नादगुष्टि 
रधघु० २।१८, स्त्री तावत्सस्कृतं पठन्ती दत्तनवनस्या 
इव गुष्टि: सूसूशब्दं करोति- मच्छ० ३े 2. (दूसरे 
पशुओं के नामों के साथ जुड़कर) किसी भी पशु का 
(मादा,बच्चा, वासिताग॒ष्टि : हथिनी का(मादा )बच्चा । 


गहम्‌ [ग्रह -+क] !. घर, निवास, आवास, भवन--न गृह 


गहमित्याहुर्गंहिणी गृहम॒च्यते-पंच ० ४।८ १, पश्य वानर 
मर्खण सुगही निर्गंहीकृता ०-- पंच० १।३९० 2. पत्नी 
(उपय कत उद्धरण कई बार निदर्शन के रूप म॑ प्रयुक्त 
होता हैं) 3. गृहस्थ-जीवन 4. मेषादि राशि 5. नाम 
या अभिधान,-- हाः (१०, ब० व०) . घर निवास 
--इमे नो गृहाः--मद्रा ० १, स्फटिकोपलविग्रहा गृहा 

शशभद्धित्तनिरड्डूभित्तय:-- नें०. २७६, तत्रागार 
धनपतिगुहानत्तरेणास्मदीयम मेघ० ७५ 2. पत्नी 
3. घर के निवासी, कुटब। सम०--अक्षः झरोखा, 
मोखा, गोल या आयताकार खिड़की ,--- अधिपः-- ईशः, 
-“ईश्वरः . गृहस्थ 2. किसी राशि का स्वामी, 
--अयनिक: गहस्थ,--अर्थ: घरेल मामला, घरेल बाते 
“गृहाथर5ग्तिपरिष्क्रिा---मनु ० २।६७,-- अस्लम्‌ 
एक प्रकार की कांजी,--अबग्रहणी देहली,-- अब्मन्‌ 
(पूं०) सिल, (एक आयताकार पत्थर जिस 
पर मसाले पीसे जाते ह),-- आराम: गृहवाटिका, 
आश्रम: गृहस्थों का आश्रम, ब्राह्मण के धामिक 
जीवन की दूसरी अवस्था-दे० आश्रम, - उत्पात: 
कोई घरेल बाधा,---उपकरणम॒ घरेलू बरतन, गृहस्थ 
के उपयोग की सामग्री,--कच्छप:--गृहाइमन दे० 

-कपोतः,-तकः पालतू कबृतर,- करणम्‌ . घरेल्‌ 
सामला 2. घर की इमारत--कमन्‌ (न०) गृहस्थ 
के लिए विहित कम, दासः चाकर, घरेल नोकर 
शम्भस्वयभृहरयों हरिणक्षणानां यनाक्रियन्‍्त सतत॑ 
गृहकमंदासा:-भत्‌ ० १।१,-- कलह, घरेल झगड़ा. भाई 
भाई की लड़ाई,--कारक: घर बनाने वाला, राज, 
याज्ञ ० २१४६,--कुक्कुट: पालत्‌ मुर्गा,-- कार्यम्‌ घर 
का कामकाज-- मन ० ५११५०,--चलल्‍ली साथ लगे 
हुए दो कमरों का घर जिनमे से एक का म्‌ख पूव 
और दूसरे का पश्चिस की ओर हो,--छिद्वम . घर 
की गुप्त बाते या कमजोरियाँ 2. कीटम्बिक अनबन 
“-ज:,-जात: घर में ही पदा हुआ नौकर,--जालिका 
धोखा, कपटवेष,-- ज्ञानिन ('गहेज्ञातिन भी) 

में ही तीसमारखां, अनभवशन्य, जड, मखर्खे,--तटी 
घर के सामन बता चबतरा,--दासः घरेल सेवक 
>5देवता घर की अधिष्ठातन्री देवता, (ब० व०) 
कुल देवताओं का समह,-देहली घरकी दहलोज-यासां 
बलि: सपदि मदगहदेहलीनाम - . मच्छ० १९, - नम- 


) 


नम्‌ हवा,--नाशनः जंगली कबृतर,-- नीड:ः चिड़िया, 
गोरया,--पति: . गृहस्थ, ब्रह्म च्यं आश्रम के पश्चात्‌ 
विवाहित जीवन बिताने वाछ्ला घर का मालिक 
2. यजमान 3. गृहस्थ के उपयक्त कम अर्थात्‌ आतिथ्य 
आदि,--पाल: . घर का संरक्षक 2. घर का कुत्ता 

-पोतक: घर की जगह, वह भूभाग जिस पर घर 
की इमारत बनी हुई हैं और जो घर को घेरती हैं, 
-- प्रवेश: नय घर में विधिपूर्वक प्रवेश करना,--ब श्र 
पालतू नंवला,--बलि: वश्वदेव यज्ञ में दी जाने वाली 
आहृति, अवशिष्ट अन्न सब जीवजन्तुओं को वितरण 
करना, मनु० २।२६५, भुज्‌ (पु०) कीवा 


2. चिड़िया --नीडारम्भंगंहबलिभुजामाकुलग्रामचत्या 


-मेघ०२३, देवता घर का देवता जिसे आह॒ति दी जाती 
है, -- भज्ढन: . घर से निर्वासित व्यवित, प्रवासी 2. घर 
का नाश करना 3. घर में संध लगाना 4. असफलता 
किसी दुकान या घर की बर्वादीया नाश,--भूमि: 
(स्त्री०) वास्तु स्थान, वह जमीन जिस पर कोई 
मकान बना हो,--भेंदिन (वि०) . घर के कामों 
में ताक झांक करने वाला 2. घर में कलह कराने 
वाला, - मणि: दीपक,-- माचिका चमगीदड़,--मग:ः 
कुत्ता,-- मेध: ॥. गहस्थ 2. पंचयज्ञ---मेधिन (पु०) 
गहस्थ-गहदा रमेंधन्ते संगच्छन्ते-मल्लि० ) प्रजाये गह 
मेधिनामू-रघ्‌० १।७, दे० 'गहपति ,--यन्त्रम्‌ उत्सव 
आदि के अवसर पर झंडा फहराने का डंडाया कोई 
और उपकरण--गुहयन्त्रपताका श्री रपौरादरनिमिता-क्‌ ० 
६।४ १,-- बाटिका-- वाटी घर से मिली हुई बगीची 
-वित्त: घर का स्वामी,-- शकः पालतू तोता, आमोद 
के लिए पाला हुआ तोता -अमरु १३,-- संवेश्क 
व्यावसायिक भवननिर्माता, स्थपति,-- स्थ: गृही, दूसरे 
आश्रम में प्रवेश करके रहने वाला संकटा ह्याहिता- 
ग्नीनां प्रत्यवायंगृंहस्थता-- उत्तर० १९, दे० 'गृहपति 
ओर मन ० ३।३८, ६।९०, 'आश्रन्त: गृहस्थ का जीवन 
दे० गहाश्रम, धर्म: गहस्थ के कतंव्य । 


गहयाय्य: [गृह--- णिच्‌ -- आय्य | . गृहस्थ, घरबार वाला 


(तारा० के अनसार 'शब्दकत्पद्रम में दिया गया 
गहयाप्य रूप शुद्ध नहा ह) 


गहयाल (वि०) [गृह+णिच्‌--आल |] पकड़ने वाला, 


ग्रहण करने वाला । 


गहिणी [गह--इनि--छीष | गृहस्वामिनी, पत्नी, गृहपत्नी 


(घर का कार्य भार संभालने वाली स्त्री)-न गुहं 
गृहमित्याहुगृंहिणी गृहमुच्यते, गृहँ तु गृहिणीहीन 
कान्तारादतिरिच्यते ---पंच० ४॥८१। सम०--पदन्‌ 
गृहस्वामिनी का पदया प्रतिष्ठा-यांत्येव॑ गृहिणीपदं 
यवतयो वामा: कुलस्याघय:--श० ४॥१७, स्थिता 
गृहिणीपदे १८ । 


( ३५२ ) 


गहिन (वि०) [गृह+इनि] घर का स्वामी, गृहस्थ 


घरबारी--पीडबचन्ते गृहिण: कथं न तनयाविश्लेषद:ख- 


नंवं:--श० ४॥५, उत्तर० २।२२, शा० २।२४ । 


गृहीत (भू० क० कृ० ) [ग्रह +क्त] 4. लिया हुआ, पकड़ा 


हुआ-केशष्‌ गृहीतः 2. स्वीकृत 3. प्राप्त, अवाप्त 
4. परिहित, पहना हुआ 5. लूटा हुआ 6. अधिगत 

ज्ञात--दे० ग्रह. । सम० गर्भा गर्भवती स्त्री 
5दिश्‌ (वि०) . भागा हुआ, भगोड़ा, तितरबितर 
हुआ 2. लतिरेभू त, लापता । 


गहीतिन (वि०) (स्त्री०--नी) [गृहीत--इनि] जिसने 


कोई बात समझ ली हूँ (अधि० के साथ )--गहीती 
षटस्वड्रेषु -दश० १२०। 


गह्य (धि०) [ग्रह-+क्यप्‌ | . आकृष्ट या प्रसन्न होने के 


योग्य जंसा कि गणगह्य: 2. घरेल 3. जो अपना 
स्वामी न हो, परतन्त्र 4. पालतू, घर म॑ सधाया हुआ 
5. बाहर स्थित--ग्रामगढह्या सेना-- (गाँव के बाहर 
स्थित सेना ),-छह्ाः . घर म॑ रहने वाला 2. पालतू 
जानवर,--ह्ासम्‌ गुदा । सम०-अग्तिः अग्निहोत्र 
की आग जिसको स्थापित रखना प्रत्यक ब्राह्मण का 
बिहित कम है । 


गह्या [गृह्य--टाप्‌] नगर के निकट बसा हुआ गाँव । 


ग] 
दर 


(क्रया० पर०-गुणाति, गण ) . शब्द करना, पुका- 
रना, आवाहन करना 2. घोषणा करना, बोलना, 
उच्चारण करना, प्रकथन करना>-रघ्‌० १०१२ 
3. बयान करना, प्रवारित करना 4. प्रशंसा करना 


११।२१, भटद्टि० ८७७, अनु--प्रोत्साहित करना 
भट्टि० ८७७, !! (तुदा० पर० >गिरति या गिलति) 
. निगलना, हड़प करना, खा जाना 2. निकालना, 
उंडेलना, थूक देना, मंह से फेंकना, अव-, (आ०) 
खाना, निगलना ---तथावगिरमाणश्च पिश्ाचर्मास- 
शोणितम्‌--भट्टि ० ८।३०, उद्‌--. फेंकना, थक देना 
वमन करना --उद्गिरतो यद्‌ गरलू फणिन: पुष्णासि 
परिमलोदगार: ->भामि० १।११, शि० १४१ 2. उत्स- 
जन करना, निकाल बाहर करना, उगल देना -कु० 
१।३२, रध० १४५७३ वेणी० ५१४, पंच ० ५।६७ 
नि--,निगलना, खा जाना--भामि० १।३८, सम्‌-- 
. निगलना 2. प्रतिज्ञा करना, ब्रत करना, (आ०), 
सम॒द्र -, . बाहर फेंक देना, निकाल देना 2. जोर 
से चिल्लाना, ॥ (चुरा० आ० >गारयते) 4. बत- 
लाना, वर्णन करना 2. अध्यापन करना | 

(दु) कः [गच्छतोति ग: इन्दुरिव, गेदु+कन्‌, गेंडुक 
पृषो ०] खेलने के लिए गेंद, ('गेंडक' भी) 

(वि०) [ग-+यत्‌] 4. गायक, गाने वाला --गयो माण- 
वक: साम्नाम --पा० ३।४।६८, सिद्धा० 2. गाय जाने 


ल्‍्ल्क ँ-नििकरााा ..आा नानक न नाना नाना नानिनननीीीीीीतीत30.&<€ल€ल8866₹ँ.ल€6€>3...आ | नाथ नकल... रा धर कल". ध रन ..लुलुलुुुु........ ज्याइ"गाह"+मूह+----.- जहा "हा"... ...इछ७-----.....+-++++++++++++++++++++++++++++ ०... मूह ७०-००. 
० ---म्‌ गा... "गाया नाना नानक तनमन -+-त- नमन मत ूिनिनननननम-+-+-+-+म-. ७० 3-30: 025... मी निम्न जन कल 


नीता... फधाकप-कश-कन-यत- व ->- मे... 0९ +कनननक....---०-०-०---+* -+५२४-५-..जाथण- जवानराग:ककूतनउकनियानतलभझलखभ।भ।भध।ध।3ह।प।प ।:।0।तखध8४3पचतत. ६ 


के योग्य, - यम . गीत, . गायन गाने की कला>गेय 
केन विनीतोी वाम--रघ० १५६९, मेघ० ८६, अनन्ता 
वाहुमयस्याही गेयस्यव घिचित्रता--शि० २।७२ | 

गेष्‌ (म्वा० आ०->गेषते, गेष्ण) ढूँढडना, खोजना, तलाश 
करना--त ० 'गवेष | 

गंहम्‌ [गो गणेशो गंधर्वो वा ईह: ईप्सितो यत्र तारा०] घर, 
आवास --सा नारी विधवा जाता गेहे रोदिति तत्पत्ति 
-(सुभा०, वि०--इस शब्द का अधि० का रूप 
अल॒क्‌ त० स॒० बताने के लिए कई शब्दों के साथ 
प्रयोग होता हं, उदा० गहेक््वेडिनु (वि०) “घर पर 
तीसमा रखां' अर्थात्‌ कायर, भीरु, गे ७४२ (वि०) 
घर पर ही तेज' अर्थात्‌ कायर, गेहेनदिन (थि०) 
'घर पर ही ललकारने वाला" अर्थात्‌ काथर' घरे का 
मुर्गा या डरपोक , गेहेमेहिन्‌ (वि०) 'घर में ही मतन 
वाला अर्थात्‌ आलसी, गेंहेब्याडः डींग मारनंवाला 
आत्मश्लाधी, शेखीखोर, गेहेशरः: अपन मोहल्ले में 
कुत्ता भी शर होता ह चहारदीवारी के यरमा, कालीन 
के शर, डींग मारनेवाला कायर । 


गेहिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [गह--इनि |>>गृहिन्‌ । 

गहिनी | गंहिन+ होीप | पत्नी, घर की स्वामिनी --धैर्य यस्य 
पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी -शा० 
४९, मदगेहिन्या: प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
>मेंघ ० ७७ । 

गे (भ्वा० पर०-गायति, गीत) 4. गाना, गीत गाना 
--अहो साध रेभिलेन गीतम्‌--म॒च्छ ० ३, ग्रीष्मसमय- 
मधिकृत्य गीयताम---श० १, मन० ४॥६४, ९।४२ 

गाने के स्वर में बोलना या पाठ करना 3. वर्णन 

करना, घोषणा करना, कहना--- ( छन्‍्दो मयी भाषा में ) 
गोतश्चायमर्थोजड्लिसा--मा ० २ 4. गाने के स्वर में 
वर्णन करना, बयान करना या अख्यात करना--चारण- 
दन्द्रगीत:---श० २।१४, प्रभवस्तस्य गीयतै--कु० २।५, 
अनु---, गाने में अनतृकरण करना--अनुगायत्ति 
काचिदुदज्चितपञ्वमरागम्‌-गीत ० १, कि० ३।६०, 
अब--, निन्‍दा करना, कलंकित करना, उद--, ऊंचे 
स्वर में गाना, उच्च स्वर में गायन --उदगास्यता- 
मिच्छति किन्नराणाम्‌ु-कु० १८, गेयमद्गातुकामा 
““मेघ० ८६, उद्गीयमान वनदेवताभि:-रधु० २।१२, 
उप--, गाना, निकट गाना -शिष्य्रप्र शिष्येरुपगीय मा- 
नमवेहि तन्मण्डनमिश्रधाम--उद्धूट, कि० १८।४७, 
परि---, गाना, बयान करना, वर्णन करना, ध्ि-, 
4. बदनाम करना, झिड़कना, कर्लंकित करना--विगी- 
यसे मन्मथदेहदाहिना -न० १।७९ 2. विषम स्वर 
(बंमेल स्वर) म॑ गाना | 

गर (थि०) (स्त्री०-री) [गिरि--अण्‌] पड़ाड़ से आया 
हुआ, पहाड़ी, पहाड़ पर उत्पन्न । 


(३५३ 
गरिक (वि०) (स्त्री ०-की) [गिरि-+ठज्य | पहाड़ पर 


उत्पन्न,--कः-कम्त गंझ,--कम्त सोना | 


गरेयम्‌ [गिरि-[-ढक्‌| शिलाजीत । 
गो (प्‌०, स्त्री०) कते० गो: [गच्छत्यनंन, गम्‌ करण डो 


तारा०] 4. मवेशी, गाय. (ब० व०) 2. गी से उप- 
लब्ध वस्तु--दूध, मांस चमड़ा आदि 3. तारे 4. आकाश 
5. इन्द्र का वज्ञ 6. प्रकाश की किरण 7. हीरा 8. स्वर्ग 
9. बाण, (स्त्री०) 4. गाय--जुगोप गोरूपधरामिवों 
वोॉम--रघ्‌० २।३, क्षीरिण्य: सनन्‍्तु गाव:--मुच्छ० 


१०६० 2. पथ्वी --दुदोह गां स यज्ञाय --रघु० १४२६, | 


गामात्तसारां रघ्रप्यवेक्ष्---५॥२६, ११३६, भग० 
१५।१३, मेघ० २० 3. वाणी, शब्द--रघोरुदारामपि 
गां निशम्य--रघ्‌ू ० ५११२, २५९, कि० ४।२० 
4. वाणी की देवता--सरस्वती 5. माता 6. दिशा 
7. जल (ब० व०) 8. आँख (१०) ॥. साँड, बेल 
-असज्जातकिणस्कन्ध: सुखं स्वषिति गौगेडि:-काव्य ० 
१०, मन० ४|७२, तु० जरदगव 2. शरीर के बाल, 
रोंगटे 3. इन्द्रिय 4. वृषराशि 5. सूर्य 6, (गणित में) 
नो की संख्या 7. चन्द्रमा 8. घोड़ा । सम०--कण्टक:, 
--कम्‌ बलों द्वारा खंदा हुआ फलतः जानें के अयोग्य 
स्थान या सड़क 2. गाय के खर 3. गाय के खर को 
नोक,--कर्ण: त. गाय का कान 2. खच्चर 3. सांप 
. बालिश्त (अंगूठे के सिरे से कन्नो की अंगली तक 
की दूरी) 5. दक्षिण में स्थित एक तीर्थस्थान का नाम, 
शिव का प्रियस्थान--श्रवितगोकण्णनिकेतमीश्व रम्‌-रघ्‌ ० 
८।३३ 6. एक प्रकार का बाण, - क्विराटा,-किराटिका 
मना पक्षी -+कीलः 4. हल 2. मसलऊल,-कुलम 
गौओं का लहंडा--वष्टिव्याकुलगोकुलावन रसादू 
दधृत्य गोवधनम्‌--गीत ० ४, गोकुलस्य तपातेस्य-महा ० 
2, गौशाला 3. 'गोकुल एक गाँव (जहाँ कृष्ण का 
पालन पोषण हुआ ),---कुलछिक (वि०) 4. दरूदल में 
फंसी गाय का उद्धार करने में सहायता न देने वाला 
2. भेंगा, वक्रदृष्टि,--कृतम गाय का गोबर, -क्षीरम 
गाय का दूध, --खा नाखन,--गृष्टि:ः सक्ृत्प्रसृूता गाय 
पहलोठी,-- गोयगम्‌ बेलों की जोड़ी,-गोष्ठम गौशाला 
पशुशाला,- ग्रन्थि: . कंडें, सूखा गोबर 2. गौशाला, 
>5प्रहः पशुओं को पकड़ना,--प्रास: प्रायश्चित्त के रूप 
में गाय को घास का कौर देना या भोजन का वह 
भाग जो गाय को देने के लिए अलग कर दिया जाय, 
--घधृतम . बारिश का पानी 2. गाय का घी,--चन्द- 
नस्‌ एक प्रकार की चन्दन की लकड़ी,---बर (वि०) 
. चारागाह 2. बास-बार जाने वाला, आश्रय 


एक. बनाकर ८ -ाात+ ... क्‍. री] 


क्ञा.. बलबात्या 


लेने वाला, वारंबार मंडराने वाला--पितसदझगोचर 


कु० ५७७ 3. क्षेत्र, शक्ति या परास के अन्त- 
गंत--अवाहुमनसगोचरम्‌ --रघु० १०।१५, इसी 
है 


) 


प्रकार बद्धि', दृष्टि", श्रवण” आदि 4, पथ्वी पर 
घूमने वाला (र:) 4. पशुओं का क्षेत्र, चरागाह-- 
उपा रता पश्चिमरात्रिगोचरात्‌्ू---कि० ४॥१० 
2. मंडल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र 3. इन्द्रियों का परास 
इन्द्रियों का विषय--श्रवणगीचरे तिष्ठ (जहाँ तक 
कानों से सुना जा सके--वहीं ठहरो) नयन गोचर या 
दिखाई देना 4. क्षेत्र, परास, पहुँच--हत॑याति न 
गोचरम्‌--भतं ० २१६ 5. (आलं०) पकड़, दबाव, 
शक्ति, प्रभाव, नियन्त्रण---क: कालस्य न गोचरान्तर- 
गत:-पंच ० १।१४६, अपि नाम मनागवतीणर्ण5सि रति 
रमणबाणगोचरम--मा० १ 6. क्षितिज,--चमंन 
(नपं०) 4. गोचर्म 2. विशेष माप (सतह नापने का ) 
>-वशिष्ठ के अनसार परिभाषा--दशहस्तेन वंशेन 
दशवंशान्‌ समंतत:, पंच चाभ्यधिकान्‌ ददण्यादेतदगोचम 
चोच्यतेग बसनः शिव का विशेषण,-- चारकः ग्वाला 
चरवाहा,-- जरः बढ़ा बेल या साँड,--जलम गोमत्र 
--जागरिकम्‌ मांगलिकता, आनन्द,--तल्‍ल्लज़: श्रेष्ठ 
बेल या सॉड,--तीथंसम गौशाला,--नत्रम 4. गोशाला 
2. पशशाला 3. परिवार, वंश, कुल परम्परा--गोत्रेण 
म।ठरो5स्मि--सिद्धा ०, इसी प्रकार कौशिकगोत्रा 
वसिष्ठगोत्रा:--आदि--मन्‌ ० २३॥।१०९, ९।१४१ 
4. नाम, अभिधान--जगाद गोत्रस्खलिते च का न तम्‌ 
 नै० १।३०, देखो स्‍खलित नी०, मदगौनाडुः 
विरचितपद॑ं गंयम॒द्गातुकामा-- मेघ ० ८६ 
5. समच्चय 6. वद्धि 7. वन 8. खेत 9. सडक 
0. संपत्ति, दौलत . छतरी, छाता १2. भविष्य का 
ज्ञान 3. जाति, श्रेणी, वर्ग, (--त्रः) पहाड़, कला 
पृथ्वी, ज (वि) समान कुल में उन्पन्न, एक ही जाति 
का, संबंधी -याज्ञ ७ २।१२३५, पटः वंश विवरण, 
वंशतालिका, वंशवक्ष, वंशावली, भिद्‌ (पुं) इन्द्र का 
विशेषण--हृदि क्षतो गोत्रभिदष्यमर्षण:---रघु० 
३॥५३, ६॥७३, कु० २५२, स्खलनम्‌स्‍स्खलितम्‌ 
नाम लेकर पुकारना, गलत नाम से पुका रना-- स्मरसि 
समर मेखलागणरुत गोत्रस्तलितेष बन्धनम्‌ू-कु० ४८ 
(-त्रा7/7एगौओों कासमह2:पथ्वी ,-दन्तसम्‌ हरतारू 
गोदावरी नामक नदी,--दानम्‌ 4. बाल कीटन 
की दक्षिणा--तथास्थ गोदानविधेरनन्तरम्‌--रघ्‌ ० 
३।३ ३ 2. केशान्त संस्कारा[देठमल्लिठकी व्याख्या) 
कृतगोदानमंगला:--उत्तर ० १ (रामा० में भिन्न प्रकार 
की व्याख्या रे ) / -दारणस्‌ 7. हल <. फावड़ा, खर्पा ) 
-“दावरी दक्षिण देश की एक नदी का नाम,>-छुह, 
(पृं)--इुहः ग्वाला,--दोहः 4. गौ का दूध तिकालना 
2. गाय का दूध 3. गौओं को दोहने का समय 
--दोहनम्‌ . गौओं को दोहने का समय 2. गौओं को 
दोहना,--दोहनी वह बतंन जिसमें दूध दुर्हीं जाय,--द्रवः 


( र५४ ) 


गोमत्र,--धनम्‌ गौओं का सम है, मवेशी,--धरः पहाड़ 
-“धर्मः,- -घमः . गंह 2. संतरा,--धलिः पथ्वी की 
घल, संध्या का समय (संध्या समय ही गौए जंगलों 
से घर लौटती हूँ, उनके चलने से धघल के बादल एकत्र 
हो जाते हैं, इसी लिए इस काल का नाम 'गरोधलि 
पड़ा ),-धेन्‌ः दूध देने वाली गाय जिसके नीचे बछड़ा 
हो,-- भ्रः पहाड़,-नन्‍्दी मादा सारस (पक्षी),लजनरदें: 
]. सारस पक्षी 2. एक देश का नाम,--नर्देयिः महा- 
भाष्य के कर्ता पतंजलि मनि,--नसः,--नास: . एक 
प्रकार का साप 2. एक प्रकार का रत्न,->--नाथ: 
. साड 2. भूमिधर 3. ग्वाला 4. गौओं का स्वामी 
-जनायः ग्वाला, -- निष्यन्द: गोमत्र,--पः ग्वाला (एक 
वर्गंसंकर जाति ) --गोपवेशस्य विष्णो:--मेघ० १५ 
, गौशाला का प्रधान 3. गाँव का अधीक्षक 4. राजा 
5. प्ररक्षक, अभिभावक, (पी) व. ग्वाले की पत्नी 
>+गोपीपीनपयीधरमदनवंचलकरयगशाली--गीत ० ५, 
अध्यक्ष:, इन्द्र: ईश: ग्वालों का मखिया, कृष्ण का 
विशेषण, दल: सुपारी का पेड़ “बधः (स्त्री०) ग्वाले 
की पत्नी बधटढी गोपी, ग्वाले की तरुण पतली ---गोप- 
वधटीदुकलचो राय-- भाषा० १,-- पति: !. गौओं का 
स्वामी 2. साँड़ 3. नेता, मुखिया 4. सूर्य 5. इन्द्र 
6. कृष्ण का नाम 7. शिव का नाम 8. वरुण का नाम 
9. राजा,-पश्षः यज्ञीय गाय,--पानसी छप्पर को सभा- 
लने के लिए उसके तीचे लगी टंढडी बल्‍ली, बलभी 
>पालः . ग्वाला 2. राजा 3. कष्ण का विशेषण 
घाती गोशाला, गोघर,--पारूकः . ग्वाला 2. शिव 
का विशेषण,--पालिका,--पाली ग्वाले की पत्नी 
गोपी, - पीतः खंजन पक्षी का एक प्रकार,-- पुच्छम्‌ 
गाय की पछ (चछः) . एक प्रकार का बन्दर 2. दो 
चार या चौंतीस लड़ीं का एक हार,--पुटिकम्‌ शिव के 
बल (नादिया) का सिर,-पुत्रः जवान बछड़ा, - पुरम्‌ 
. नगरद्वार 2. मुख्य दरवाजा--कि० ५॥५ 
3. मन्दिर का सजा हुआ तोरणद्वार,-पुरीषम्‌ गाय का 
गोवर,--प्रकाण्डम बढ़िया गाय का साँड,--प्रचारः 
गोचरभमि, पशुओं का चरागाह--याज्ष० २।१६६, 
“ -+ प्रवेश: गौओं का जंगल से लौटने का समय, सायं- 
काल या संध्या समय, - भ्रत्‌ (पूं०) पहाड़,--मक्षिक 
(थधि०) डांस, कृत्तामाखी,--मंडलम . भूगोल 
2. गोओं का समह,-- मतस-दे ० गव्यति,-- मतल्लिका 
सीधी गाय, श्रेष्ठ गौ,--मथः ग्वाला,--मांसम्‌ गो का 
मांस,-मायः 4. एक प्रकार का मेंढक 2. गीदड़-अन हु- 
करुते घनध्वनिं न हि गोमायरुतानि केसरी --- शि० 
१६।२५ 3. गाय का पित्तदोष 4. एक गन्धव का 
नाम,--मखः:,--मुखम॒ एक प्रकार का वाद्ययन्त्र 
--भग० १।१३ (-“खः) . मगरमच्छ, घड़ियाल 


| रु आय जी मी की] जज 


2. एक तरह की (चोर के द्वारा लगाई गई) 
--(खम्‌) टेढामेढ़ा वना हुआ मकान, (--खम्‌, 
--खी ) जपमाला रखने की छायाशंकु के आकार को 
थेली जिसमें हाथ डाल कर माला के दानों को गिनते 
रहते हैं, मूढ (वि०) बेल की भांति बद्ध, - मृत्रम॒ 
गाय का मूत्र,--मग: नीलगाय, गवय, एक प्रकार 
का बैल,--मेद; गोमेद' नाम का एक रत्न (यह 
रत्न हिमालय पहाड़ और सिन्धु नदी से प्राप्य 
है तथा ब्वेत, पीला, लाल और गहरे नीले रंग का 
होता है), -यानस्‌ बेलगाडी,- रक्ष: . ग्वाला 
2. गोपाल 3. सन्‍्तरा, --रहझकु:ः . मुर्गाबी 2. बन्दी 
3. नग्नपुरुष, दिगंवर साधु,--रसः !. गाय का दूध 

दही 3. छाछ, “जम मट॒ठा-,राज: बढ़िया सॉड़,-रुतम 
दो कोस के बराबर दूरी का माप,--राटिका,--- राटी 
मना पक्षी--रोचना एक सुगन्धित पदार्थ जिसको 
उत्पत्ति गो मत्र, गोपित्त से मानी जाती ह अथवा जो गाय 
के सिर से उपलब्ध होता है, - छवणम्‌ नमक को मात्रा 
जो गाय को दी जाती हें--लांग (ग) लः लंगूर, एक 
तरह का बन्दर-मा० ९।३०,--लोभी वेद्या,--वत्स: 
बछड़ा, आदिन (पं०) भेड़िया,--वर्धन: मथुरा के 
निकट वन्दावन प्रदेश में स्थित एक विख्यात पहाड़ 
“धरः, धारिन (पुं०) कष्ण का विशषण,-- वच्षा 
बाँस गाय,--वाटम,--वासः गोशाला,--- विद . गो- 
पालक, गोशाला का अध्यक्ष 2. कष्ण 3. बहस्पति 
“विष (स्त्री०),--विष्ठा गीबर,--विसगे: भोर 
तड़के (जब गौए जंगल में चरने के लिए खोली जाती 
हैं ), - वीयम्‌ दूध का मल्य,-- वन्दम गौओं का लहंडा, 
->वन्दारक बढ़िया सॉड़ या गाय,---वृषः बढ़िया साँड, 
“ध्वजः शिव का विशेषण,--ब्रजः ). गोशाला 2. गौओं 
का समह, गोचर भूमि, --शकत्‌ (नपुं ०) गोबर 
-शालम॒,-- ला गौओं को रखने का स्थान, धषड्भवम 
गौओं की तीन जोड़ी, - ष्ठः गौओं का स्थान, गोठ 
-- सख्य: ग्वाला,--सदक्ष: नीलगाय, गवय को एक 
जाति,--सर्ग:ः भोर, तड़के (वह समय जब गोएँ 
प्रातःकाल चरने के लिए खोल दी जाती हूं), -- सूत्रिका 
गाय बाँघन की रस्सी,-- स्तनः ॥. गाय का 
ऐन, औड़ी 2. फलों का गच्छा, गुलदस्ता आदि 
3. चार लड़ की मोतियों की माला,--स्तना,---नी 
अंग्रों का ग॒च्छा,--स्थानम गोशाला,---स्वासिन्‌ 
(पं०) गौओं का स्वामी 2. धामिक साथ 3 
संज्ञाओं के साथ लगाने वाली सम्मानसूचक पदवी 
( उदा० बोपदेव गोस्वामिन ) ,-हत्या गोवध,--हन म्‌ 
( हननम ) गोबर,---हित (घधि०) गौओं की रक्षा करने 
वाला । 


गोड़म्ब: [? | तरबूज । 


( २५५ ) 


गोणी |[गुण--घडठा --छीष ] . गूण, बोरा 2. द्रोण' के 
बराबर माय 3. चीथड़े, फटपुराने कपड़े । 

गोण्ड: [गो: अण्ड इव] . मांसल नाभि 2. निम्न जाति का 
पुरुष, पहाड़ी, नमंदा तथा कृष्णा नदी के मध्यवर्ती 
विध्य प्रदेश के पूर्वी भाग का निवासी । 

गोतमः | गोभि: ध्वस्तं तमो यस्य ब० स० पृषो० | अज्ि 
राकुल से संबन्ध रखने वाला एक ऋषि, शतानन्द का 
पिता तथा अहल्या का पति। ह 

गोतमी [ गोतम--ड्मेपू | गोतम को परनी अहल्या । 
सम०--पुत्र: शतानन्द का विशेषण । 


गोधा | गुध्यते, वेष्टयते बाहुरनया--गृध--घज्न_-+ टाप | 
. धनपष के चिल्ले की चोट से बचन के लिए बाएँ हाथ 
में बांधी जाने वाली चमड़े की पटटी 2. घडियाल 
मग रमच्छ 3. स्नाय, तांत । 

गोधि: (पुं०) | गौनेंत्र धीयते&स्मिन्‌ आधारे इन्‌ | 
. मस्तक 2. गंगा में रहने वाला घष्डियाल । 

गोधिका [ गृष्नाति--गध्‌-+-ण्वुल--टाप्‌ | एक प्रकार की 
छिपकिली, गीह । 

गोपः (स्त्री७-पी) | गप-- अच; घजञ वा|॥. रक्षक, रक्षा 
करने वाला--शालिगोप्यो जगृयश:--रघ्‌ू० ४२० 
2. छिपाना, ग॒प्त रखना 3. दुवचन, गाली 4. हड़बड़ी 
क्षोभ 5. प्रकाश, प्रभा, दीप्ति । 

ग्रोपायनम [गुपू+ आय+ल्यूट्] प्ररक्षण, संरक्षण, बचाव । 

गोपायित (वि०) [गप--आय-|-क्त | प्ररक्षित, बचाया 
हुआ । | 

मोप्त (स्त्री०-- स्त्री) [गप--तृव| . प्ररक्षक, सघारक 
अभिभावक-तस्मिन्वनं गो प्तरि गाहमाने--रघ० २। १४ 
१।५५, मालवधि० ५॥२० भग० ११११ 2. छिपाने 
वाला, गप्त रखने वाला-(पृं०) विष्ण का विशेषण । 

गोसत (थि०) [गो-+मतुप्‌ |]. गोओं से संपन्न,--ती 
एक नदी का नाम । 

गोमय:--यम्‌ [ गो-|- मयट | गोबर 
मत्ता, साँप की छतरी, खंभी । 

गोसित्‌ (पृं०) |मो--मिनि]| 4. मवेशियों का स्वामी 
2. गीदड़ 3. पूजा करने वाला 4. बुद्धदेव का सेवक । 

गोरणम गुर + ल्यट | स्फति, अध्यवसाय, घये । 

गोदंम | गर्‌-| ददन, नि० ] (गोद भी) मस्तिष्क, दिसाग । 

गोलः [गड़-|-अच डस्य लः| . पिण्ड, भूगोल 2. दिव्य 
लोक, अंतरिक्ष, 3. आकाश मंडल 4. विधवा का 
जारज पुत्र, तु० कुंड 5. एक राशि पर कई ग्रहाँ का 
समागम,--ला ॥. काठ की गेंद (इससे लड़के खेलते 

) 2. गोल, पानी भरने का बड़ा घड़ा 3. लारू 

संखिया, मंनसिल 4. मसी, स्याही 5. सखी, सहंली 
6. दुर्गा देवी 7. गोदावरी नदी । 

गोलकः [गुड़ +ण्वुल, डस्य लः | 4. पिड, भूगोल 2. बच्चों 


छत्रम- प्रियम कुकुर- 


मूह िकका।. िव[20- वाह 
षी 


के खेलन के लिए काठ की गेंद 3. पानी का मठका 
4. विधवा का जारज पृत्र 5. पाँच या पाँच से अधिक 
ग्रहों का सम्मिलन 6. गड़ की पिडियाँ 7: खुशबृदार 
गोंद । 

गोष्ट्‌ (म्वा० आ० गए गेष्ठ्ते ) एकत्र होना, इकटठ होना, 


गोष्ठः,--ष्ठम्‌ [गोष्ठ-- अच | (प्राय: गोष्ठम') ॥. ब्रज, 
गोशाला, गो-घर 2. उवालों का स्थान,-ष्ठः सभा 
या समाज 'इबः ब्रज का कत्ता जो हरेक को भौंकता 
हैं, (आलं०) वह आलसी पुरुष जो अपने पड़ौसियों 
को निदा करता हूँ, गोष्ठेपण्डितः “ब्रज में निपुण' शेखी- 
खोरा, मिथ्या डींग हांकने वाला । 


गोष्ठि,-ष्ठी . (स्त्री०) [गोष्ट--+इन, गोष्ठ--झीप | 

. सभा, सम्मेलन 2. जनसमुदाय, समाज 3. सलाप 
तचोत, प्रवचन-गोष्ठी सत्कविभिः समम्‌--भत्तें ० 

१।२८--मा० १०।२५, तेनंव सह सबंदा गोष्टोमन- 
मवति--पंच० २ 4. समदाय, जमाव 5. पारिवारिक 
संबंध, रिश्तेदार, (विशेषत: वह जिससे संबंध बनाये 
रखने को आवश्यकता है) 6. एक प्रकार का एकांकी 
नाटक, पतिः सभा का प्रधान, सभापति । 

गोष्पदम्‌ [गो: पदम, ष० त०--गो+पद-|-अच्‌, नि० सुट्‌ 
घपत्वं च| 4. गाय का पर 2. धरती पर बना गाय के 
पर का चिह्न 3. पर के चिह्न में समा जान वाले जल 
की मात्रा, अर्थात्‌ बहुत ही छोटा गड्डा 4. गाय के 
खर-चिह्न मे समान के योग्य मात्रा 5. वह स्थान जहाँ 
गोओं का आना-जाना बहुतायत से हो । 

गोह्ा (वि०) [गह +ण्यत्‌ | गोपनीय, छिपाने के योग्य । 

गोड्जिकः [गुञज्जा--ठक | सुनार । 


गोडः (पुं) एक देश का नाम--स्कंदपुराण इसको स्थिति 
इस प्रकार बतलाता ह-वद्भदेशं समा रमभ्य भुवनेशान्तग 
शिवे, गौडदेश: समाख्यात: सर्वेविद्याविशारद: । 

ब्राह्मणों का एक भद,---डाः (ब० व०) गौडे देश 

के निवासी,--डी . गड़ से बनाई हुई शराब-- गौडी 
पृष्टी च माध्वी च विज्ञया त्रिविधा सुरा--मनु० 
११।९५ 2. एक रागिनी 3. (अलं० शा० में) रीति 
व॒ति या काव्य रचना की एक शेली--सा० द० कार 
चार रीतियों का वर्णन करता हैँ, काव्य० में केवल 
तीन का ही उल्लेख हैँ, वहाँ 'परुषा' का ही .दूसरा 
नाम गौडी हं--ओज:ः प्रकाशकस्त: ( वर्ण: ) 
परुषा (अर्थात्‌ गौडी) काव्य ० ७, ओज:प्रकाशकंवेण- 
बन्ध आडम्बरः पुनः, समासबहुला गौडी-सा० द० 
६२७ । 

गौडिकः |गड-|-ठक्‌ ] ईख, गन्ना । 

गोण (धि०) (स्त्री०--णी) [गण-|-अण] 4. मातहत 
द्वितीय कोटि का, अनावश्यक 2. (व्या० में) अप्रत्यक्ष 


( २५६ ) 


या व्यवधान-सहित (विप० मुख्य या प्रधान )--गौण॑ 
कमणि दु्यादेः प्रधान नीहकष्वहाम्‌--सिद्धा ० 3. आल॑- 
कारिक, रूपक, अप्रधान अथ में प्रयक्‍त (शब्द या 
अर्थ आदि) 4. प्रधान और अप्रधान अर्थ की समानता 
पर स्थापित जंसा कि “गौणी लक्षणा' में 5. गणा की 
गणना से संबद्ध 6. विशषण । 

गोण्यम [गण-ष्यव्य ] मातहती निचली या घटिया अव- 
स्थिति । 

गोतमः [गोतम--अण्‌ | . भारद्वाज ऋषि का नाम 2. गोतम 
का पुत्र, शतानन्द 3. द्रोण का साला, क्ृपाचाय 4. बंद्ध 
5. न्यायशास्त्र का प्रणता । सम०--संभवा गोदावरी 
नदी । 


गौतमी [गोतम--ह्ीप्‌ | !. द्रोण की पत्नी, कृपी 2. गोदा- 
वरी का विशेषण 3. बुद्ध की शिक्षा 4. गौतम द्वारा 
प्रणीत न्‍्यायशास्त्र 5. हल्दी 6. गोरोचन । 

गौधमीनम [गोघम-|-खज्म ] गेह का खंत । 

गोनदे: [गोनदं--अण्‌) महाभाष्य के प्रणंता पतंजलि मुनि 
का विशेषण । 

गौपिकः [गोपिका--अणू्‌] गोपी या ग्वाले की स्त्री का 
पुत्र । 

गोप्तेयः [गुप्ता-- ढक | वश्य स्त्री का पुत्र । 

गौर (वि०) (स्त्री०--रा,-री) [ग्‌--र, नि०] श्वेत 
--कैलासगौरं वषमारुरुक्षो:--रघु० २॥३५, द्विरदद- 
शनच्छेदगौ रस्य तस्य--मेघ० ५९, ५२, ऋतु ० १६ 
2. पीला सा, पोत--रकत-गो रोचनाक्षेपनितान्तगौ रंम्‌ 
--कु० ७१७, रघु० ६६५, गोौराज़ि गव॑ न कदापि 
कुृर्या:--रस ० 3. लालरंग का 4. चमकता हुआ, उज्ज्वल 

विशद्ध, स्वच्छ, सुन्दर,--र: 4. सफंद रंग 2. पीला 

रंग 3. लाल रंग 4. सफंद सरसों 85. चन्द्रमा 6. एक 
प्रकार का भेंसा 7. एक प्रकार का हरिण,--रम्‌ 
. पद्मकेसर 2. जाफरान 3. सोना । सम०--आस्यः 
एक प्रकार का काला बंदर जिसका म्‌ह सफंद हो, 
--सर्षयः सफंद सरसों । 

गौरक्ष्यम [गोरक्षा--ष्यञा | ग्वाले का कार्य, गोपालन । 

गौरवम [गुरु--अण्‌ | . बोझ, भार (शा०)--सुरेन्द्रमा- 
त्राश्नितगर भंगौरवात्‌--रघु० ३।११ 2. महत्त्व, ऊचा 
मल्य या मूल्यांकन--स्वविक्रमे गोरवमादधानम्‌-रघु० 
--१४)१८, १८।३९, कार्यमौरवेण---मुद्रा ० ५, गुरुता 
या महत्त्व 3. सम्मान, आदर, विचार--तथापि यन्म- 
व्यपि ते गरुरित्यस्ति गौरवम्‌ --शि० २।७ १, प्रयोजना- 
पेक्षितया प्रभूणां प्राययचलं गौरवमाश्रितेष-- कु० ३।१, 
अमर १९ 4. सम्मान, मर्यादा, श्रद्धा--को<र्थी गतो 
गौरवम्‌ --पंच० १।१४६, मनु० २।१४५ 5. दुष्करता 
6. (छ० में) दीघता (जंसे की अक्षर की) 7. (अर्था 
दिक की ) गहराई--यच्चाथंतो गौरवम्‌--मा० १॥७ । 


सम०--आसनम्‌ सम्मान का पद,--ईरित (वि०) 
प्रशस्त, यशस्वी, विख्यात । क्‍ 

गौरबित (वि०) [गौरव-)-इतच्‌ | अत्यंत सम्मानित, गौरब 
युक्त । 

गौरिका [गौरी---कन्‌+-टापू, इत्वम्‌] कुमारी कन्या, अवि- 
वाहिता लड़की । 

गोरिलः [गोर-|-इलच्‌ | . सफेद सरसों 2. इस्पात या 
लोहे का चरा । 

गोरी [गौर डीष। . पावंती---जैसा कि. गौरीनाथ में 
2. आठवर्ष की आयु की कन्या--अष्टवर्षा भवेदगौरी 
3. बह लड़की जो अभी रजस्वला नहीं हुईं, कुमारी 

या 4. गोरे या पीले रंग की स्त्री 5. पृथ्वी 6. हल्दी 
गोरोचन 8. वरुण की पत्नी 9. मल्लिका लता 

0. तुलसी का पौधा 4. मजीठ का पौधा । सम० 
-कान्त:,-नाथः शिव का विशेषण,-गुरु: हिमालय पढाड़ 
--गौरीग्रोगं हछ्वरमाविवेश-रघु ० २।२६, कि० ५॥२१, 
>-जः कातिकेय (जम्‌) अभरक,--पह्ः योनिरूपी अधा 
जिसमें शिवलिंग (की मूति) स्थापित किया जाता हैं, 
-पुत्र: कातिकेय,-ललितम्‌ हरताल,-सुतः . कातिकेय 
2, गणश 3. ऐसी स्त्री का पुत्र जिसका विवाह आठ 
वष को अवस्था में हुआ था । 


गोरुतल्पिक: [ग्रुतल्प --ठक | गुरुपत्नी से साथ व्यभिचार 
करने वाला । 

गोलक्षणिकः [गोलक्षण---ठक्‌ ] जो गाय के शुभ या अशुभ 
चिह्नों को पहचानता हैं । 

गोल्मिकः [गल्म-ठक्‌ | किसी सेना की टोली का एक 
सिपाही । 

गोशतिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [गोशत--ठज्म_] सो गौओं 
का स्वामी 

ग्सा [गम-मा, डित्‌, डित्त्वात्‌ अमो लोपः| पथ्वी । 

ग्रथ, ग्रन्य (म्वा० आ०--पग्रथते, गन्धते) 4. टंढ़ा होना 
2. दुष्ट होना 3. झुकना । 

ग्रथनम [ग्रन्थ--ल्यट नलोपः] . जमाना, गाढ़ा करना, 
जाम हो जाना 2. एक जगह नत्थी करना 3. रचना 
करना, लिखना (इस अर्थ में-'ग्रथना' शब्द भी हे) । 

ग्रन्यः [ग्रन्य-- नझू | झुंड, गृच्छा, लच्छा । 

ग्रथित (भू० क० कृ० ) [ग्रन्थ ---क्त, नलोपः | 4. एक जगह 
नत्थी किया हुआ या बांधा हुआ 2. रचित--वर्ण 
कतिपयरेव ग्रथितस्य स्वररिव--शि० २।॥७२ 3. क्रम- 
बद्ध, श्रेणीबद्ध 4. गाढ़ा किया हुआ 5. गांठवाला । 

ग्रन्थ (म्वा०, क्रया० पर०; चुरा० उभ०, म्वा० आ० 
-“प्रन्थति, ग्रथ्नाति; ग्रथयति--ते, ग्रथति, ग्रथते) 
. गूंथना, बांधना, नत्थी करना--भटद्वि ० ७।१०५ 
स्रजो ग्रथयते 2. क्रम से रखना, श्रेणीबद्ध करना, 
नियमित सिलसिले में जोड़ना 3. बटना, बटा चढ़ाना 


( २५७ ) 


4. लिखना, रचना करना-- ग्रथ्नामि काव्यशशिनं 
वितताथ रश्मिम --काव्य० १० 5. बनाना, निर्माण 
करना, पंंदा करता-पग्रथ्नन्ति बाष्पबिन्दुनिकरं पक्ष्म- 
पडक्तय:--का ० ६०, भद्ठगि ० १७।६९, उद्‌-, बांधना, 
नृत्थी करना, म॒द्रा० १।४, अन्तजंटित करना-- लता- 
प्रतानोदग्रथितं: स केश:--रघ ० २।८ 2. खोलना 
ढीला करना । " 


प्रन्थः [ग्रन्थ ---घञ्_] . बांधना, गूंथना (आलूं० से भी ) 


2. कृति, प्रबन्ध, रचना, साहित्यिक कृति, पुस्तक 
- अन्यथा रम्भ, ग्रन्थकृत्‌, ग्रन्यसमाप्ति आदि 3. दौलत 
सम्पत्ति 4. ३२ मात्राओं का इलोक, अनुष्टप्‌ छंद । 
सम०--कारः,--कूत (पुं०) लेखक, रचयिता-- ग्रन्था- 
रंभे सम चितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामशति--काब्य ० १, 
--कुंटठी,-कटी . पुस्तकालय 2. कलामन्दिर, 
--विस्तर:,-- विस्तार: ग्रन्थ का कई भागों में विभा- 
जन, विस्तारमयी शेली,---सन्धिः किसी पुस्तक का 
अनुभाग या अध्याय (संस्कृत में अनुभाग” आदि के 
पर्याय अध्याय शब्द के अन्तगंत देख ) 


ग्रन्थनम्‌-ना | ग्रन्थ - ल्यट | दे० 'ग्रथन' । 
प्रन्थि: | ग्रन्थ --- इन | . गाँठ, गृच्छा, उभार - स्तनौ मांस- 


ग्रल्थी कनककलशावित्यपर्मितौ--भतं ० ३॥२०, इसी 
प्रकार 'मेदोग्रन्थि: 2. रस्सी का बंधन या गाँठ, वस्त्र 
की गाँठ--इृदमुपहितसूक्ष्मग्रंन्थिना स्कन्धदेशे श० १। १८ 
मच्छ ० १।१, मन ० २।॥४३, भतं० १।५७ 3. रुपया- 
पंसा रखने के लिए कपड़े के अंचल में गॉँठ, अतएव 
बट॒वा, धन, सम्पत्ति --कुसीदाह्ारिद्रयं परकरगत ग्रन्थि- 
शमनात्‌---पंच० १।११ +. नरकुरूू को गाँठ, गन्ने 
आदि को पोरों की गाँठ या जोड़ 5. शरीर के अवयवों 
का जोड़ 6. टेढ़ापन, तोड़ना-मरोड़ना, मिथ्यात्व, सचाई 
में उछट फेर 7. शरीर की वाहिकाओं में सूजन, 
कंठोरता । सम ०--छेदक:,--भेद:---मोचकः गिरहकट 
जेबकतरा---अड्भुलीग्रेन्थिभेदस्य छेदयेत्‌ प्रथमे ्रहे 
-मनु० ९॥।२७७, याज्ञ ० २।२७४,- पर्णे,--पणम 
. एक सुगन्धयुकत वृक्ष--विक्रमांक ० ११७ 2. एक 
प्रकार का सुगन्ध द्रव्य,-- बन्धनस्‌ . विवाह के अवसर 
पर दूल्हे और दुलहिन का गठजोड़ा करना 2. बन्धन, 
-हरः मन्‍्त्री । 


ग्रन्थिक: | ग्रन्थि ---क -|-क ] . ज्योतिषी, देवज्ञ 2. राजा 


विराट के यहाँ अज्ञातवास के अवसर पर नकुल का 
नाम । 


ग्रन्थित--दे ० ग्रथित । 
प्रन्थिन्‌ (पुं०) [ग्रल्थ--इनि] . जो बहुत सी पुस्तकें पढ़ता 


हो, किताबी--अज्ञेम्यो ग्रन्धिन: श्रेष्ठा: ग्रन्थिमभ्यो 
घारिणो वरा:-मनु ० १२।१०३ 2. विद्वान, पण्डित । 
प्रन्थिल (वि० ) [ग्रन्थिविद्यतेहस्य---लच | गाँठवाला, जटिल । 


ख्््क्फ्क्फ्फ्प्सस्क्त्त् ये ओय्िेखञ्खि नल लच्स्चफस्फ क कि_ पति पित्त न त्फ्््््ि- पर फ््स्शिगिगक व पतन घ तर 7-८८ पापा पी पपक्‍॑८पममममन्‍ओपत न मिस हि भुााअुााााराााााााााम्मममम््भ्ध६भााभमनननशणशणशश/शनशनशणशणण 


ग्रस्‌ ] (म्वा० आ०--प्रसते, ग्रस्त) . निगलना, भसकना 


खा जाना, समाप्त कर देना--स इमां प्रथिवीं क्ृत्स्तां 
संक्षिप्य ग्रसते पुनः--महा०, भग० ११।३० 2. पक- 
डना 3. ग्रहण लगना- द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशा- 
प्राणेश्वरौ भास्वरो--भतृ ० २।३४, हिमांशुमाशु ग्रसते 

तन्म्रदिम्न: स्फूट फलम-शि० २॥४९ 4. शब्दों को 
मिला-जूला कर अस्पष्ट लिखना 5. नष्ट करना 
सम्‌--नष्ट करना भट्टि० १२४; ॥ (म्वा० पर०, 
चुरा० उभ०--ग्रसति, ग्रासयति-ते) खाना निगरूना । 


ग्रसनम [ग्रस--ल्यट्‌ | 7. निगलना, खा लेना 2. पकड़ना 


सूय या चन्द्रमा का खण्डग्रास । 


प्रस्त (भू० क० $०) [ग्रस--क्त | 4. खाया हुआ, निगला 


प्रह्‌ 


हुआ 2. पकड़ा हुआ पीड़ित, ग्रस्त, अधिकृत,-प्रह , 
विपद्‌ आदि 3. ग्रहण-ग्रस्त,--स्तम्‌ अर्धोच्चारित शब्द 
या वाक्य । सम०--अस्तम्‌ ग्रहणग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा 
का अस्त होना,--उदयः ग्रहण-ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा 
का उगना । 

(क्रया० उभ० (वेद में 'ग्रभ )--गृहणाति, गृहीत 

प्रे० ग्राहयति, सच्नन्त-जिघक्षति ) . पकड़ना, लेना, ग्रहण 
करना, पकड़ लेना, थामना, लपक लेना, कस कर 
पकड़ना--तयोज॑गहतुः पादान राजा राज्ञी च माधवी 
--रघ० १।/५७--आलाने गह्मयते हस्ती वाजी वल्गासु 
गह्मते-- मच्छ ० १॥५०, त॑ कण्ठे जग्राह--का० ३६३ 
पाणि गृहीत्वा, चरण गृहीत्वा 2. प्राप्त करना, लेना 
स्वीकार करना, बलपूवेक वसूल करना--प्रजानामेव 
भृत्यर्थ स ताम्यो बलिमग्रहीतू--रघु० १।१८, मनु० 
७।१२४, ९॥१६२ 3. हिरासत में लेना गिरफ्तार 
करना बन्दी बनाना--बन्दिग्राह गृहोत्वा- विक्रम ० 
१, यांस्तत्र चारान्‌ गृहणीयात्‌--मनु० ८।३४ 4. गिर- 
फ़्तार करना, रोकना, पकड़ना --भग० ६।३५ 5. मोह 
लेना, आक्ृष्ट करना--महाराजगहीतहृदयया मया 
>विक्रम० ४, हंदय गह्मयते नारी--मच्छ० १॥५० 

माघ यमीष्ट हरिणान्‌ ग्रहीतुमू-- रघू० १८।१३ 
6. जीत लेना उकसाना, अपनी ओर करने के लिए फस- 
लाना -लब्धमथन गहणीयात्‌-- चाण० ३३ 7. प्रसन्न 
करना, सन्‍्तुष्ट करना, तृप्त करना, अन॒ुकल करना 
-प्रहीतुमार्यान्‌ परिचयया महुमहानुभावा हि निता- 
न्‍्तमथिन:-शि० १।१७, ३३ 8. ग्रस्त करना, पकड़ना 

चिपटना (भूत प्रेतादिक का) जसे कि 'पिशाचगृहीत 

या 'बेतालगहीत' में 9. घारण करना, लेना--आऔअतिम 

ग्रहीत्‌ ग्रहमण:--शि० ९२३, भट्टि० १९२९ 
0, सीखना, जानना, पहचानना, समझना- कि ० 
१०।८ 4. ध्यान देना, विचार करना, विश्वास 
करना, मान लेना-- -मयापि म॒त्पिण्डबद्धिना तथंव गृही 
तम्‌--श० ६, परिहासविजल्पितं सखे परमार्थन न 


( २५८ 


गृह्मयतां वच:--श० २।॥१८ एवं जनो गटरणाति 
-मालवि० ३, मुद्रा० ३ 2. (इन्द्रियों द्वारा) समझ 


लेना, या प्रत्यक्ष: करना --ज्यानिनादमथ गहणती तयो: 


--रघ० ११।१५ 3. पारंगत होना, मस्तिष्क से 
पकड़ना, समझ लेना,--रध ० १८।४६ 4. अनुमान 
लगाना, अटकल लगाना, अन्दाज करना - नेत्र वकत्र- 
विकारेद्च गह्यतेहन्तगंतं॑. मनः--मन्‌ ० ८।२६ 
5. उच्चारण करना, उल्लेख करना, (नाम आदि का) 
यदि मयान्यस्य नामापि न गहीतम्‌ -का० ३०५, 

तू तामापि गहणीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु >मन्‌० 
५।१५७ 6. मोल लेना, खरीदना कियता मल्येनत- 
त्पुस्तक॑ गहीतम्‌--पंच० २, याज्ञ ० २१६९, मनु० 
८।२०१ 7. किसी को वंचित करना, छोन लेना, 
लूट लेना, बलपुर्वक ले लेना, भट्ठटि० ९९, १५॥६३ 
8. पहनना, धारण करना ( वस्त्रादिक ) वासांसि 
जीर्णानि यथा विहाय नवानि गटणाति नरो5पराणि 
“भेग० २।२२ 9. गर्भ धारण करना 20. (उपवास) 
रखना 24. ग्रहण लगना 22. उत्तरदायित्व लेना [इस 
धातु के अर्थ उस संज्ञा के अनुसार विभिन्न प्रकार से 
परिर्वातित हो जाते हैं, जिससे इसे जोड़ा जाय| प्रर० 
. ग्रहण करवाना, पकड़वाना, स्वीकार करवाना 
2. विवाह में उपहार देना 3. सिखाना, परिचित 
करवाना, अनु--, अनुभ्रह करना, आभार मानना, 
कृपा प्रदर्शित करना--अनगृहीतो5-हमनया मघवत 
संभावनया--श ० ७, अनगृहीता: सम: 'अनक धन्यवाद 
हम बड़े आभारी हें, अनसम-विनम्र नमस्कार 
करना, अप--, दूर करना, फाड़ना, अभि-बलपूवंक 
पकड़ना, अब---, . विरोध करना, मृक़ाबला करना 
2. दण्ड देना 3. हस्तगत करना, पराभूत करना, 
आ--, आग्रह करना, उद--, . उठाना, ऊपर करना, 
सीधा खंड़ा करना--उदग॒ृहीतालकन्ता:--मेघ० ८, 
भट्टि० १५।५२ 2. जमा करना, निकालना, उप-- 
. जटाना 2. पकड़ लेना, अधिकार में ले लेना --मन्‌ ० 
७।१८४ 3. स्वीकार करना, मंजर री देता 4. सहायता 
करना, अनग्रह करता, नि---, 4. थाम लेना, जांच- 
पड़ताल करना 2. दमन करना, रोकना, दबाना, 
नियंत्रण करता--भग० २।६८ 3. ठहराना, बाधा 
डालना--निगृहीतो बलाद्‌ द्वारि--महा० 4. दण्ड 
देना, सज़ा देना--मनु० ८।३१०, ९।३०८ 5. पकडना, 
लेना, हाथ डालना--तमाय गुह्य॑ निगृहीतधेन:--रघु ० 
२।३३ 6. (आँख आदि) बंद करता, मंदना-माथुरो5- 
क्षिणी निगुद्य--मच्छ ० २, परि --, . कौली भरना, 
आलिगन करना 2. घेरना 3. हस्तगत करना, पकड़ना 
4. लेना, धारण करना 5. स्वीकार करना 6: सहायता 
करना, संरक्षण देना, प्र --, . लेना, पकड़ना 2, दमन 


अमानानी-.ब€€ल€लल._.्रनेनेते लिया. स्‍बननाननीीयाय-क्‍...क्‍.क्‍.आा कान ०-.ल्‍2९इ९६ल्‍६ल्‍६ल्‍२ल्‍२ल्‍६७६&€ कात-पा- "7. 


ग्रहः 


) 


करना, रोकना 3. फैलाना, विस्तार करना, प्रति--, 
4. थामना, पकडना, सहायता देना--वषंघरप्रतिगहीत- 
मेनम---मालवि० ४, मन० २।४८ 2. लेना, स्वीकार 
करना, प्राप्त करना-ददाति प्रतिगहणाति--पंच० 
२, अमोघा: प्रतिगह्णन्तावध्यानपदमाशिष:--रघु ० 
१।४४, २॥२२ 3. उपहार स्वरूप लेना या स्वीकार 
करना 4 झत्रवत व्यवहार करना, विरोध करना 
मुकाबला करना, रोकना-फप्रतिजग्राह काकुत्स्थस्त- 
मस्त्रगेजसाधन:--रघ्‌ ० ४।४०, १२।४७ 5. पाणि- 
ग्रहण करना--मन ० ९।७२ 6. आज्ञा मानना 
समनरूप होना, ध्यात से यनना 7. आश्रय लेता, 
अवलंबित होना, वि---, . थामना या पकड़ना 2. कलह 
करना, लड़ना, विवाद करना, विगृद्य चक्र नमुचिद्विषा 
बल य इत्थमस्वास्थ्यमहृदिवं दिवः-- शि० १५१, 
भट्टि: ६८६, १७॥२३, सम्‌--, ै. संग्रह करना, 
एकत्र करता, संचय करना, जोड़ना-संगृह्य धनम्‌, 
पाशान्‌ 2. सानग्रह प्राप्त करना 3. दमन करना, 
रोकना, (घोड़ों को) लगाम देना 4. (धन॒ष आदि 
की) डोरी खोलना; ॥ (म्वा० पर०-चुरा० उभ० 
>>ग्रहति, ग्राहयति-ते ) लेना, प्राप्त करना आदि । 


| ग्रह +अच्‌ | (. पकड़ना, ग्रहण करना, अधिकार 
जमाना, अभिग्रहण--रुरुध: कचग्रह:---रघ ० १९३१ 
2. पकड़, ग्रहण, प्रभाव--ककठकग्रहात्‌ - पंच ० 
१।२६० 3. लेना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, प्राप्ति 
4. चराना, लटना-अड्यगुलीग्रन्थिभे दस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे 
“मनु० ९२७७ इसी प्रकार “गोग्रह 5. लूट का 
माल, बटमारी 6. ग्रहण लगना दे० ग्रहण 7. ग्रह 
(यह गिनती में नौ हँ--सू येश्चन्द्रो मंगलइच बुधरचापि 
ब॒हस्पति:, शुक्र: शंनचरो राहु: केतुब्चेति ग्रहा नव। ) 
-नक्षत्रताराग्रहसडकुलापि ( रात्रि:) रघृू० ६१२२, ३।१३, 
१२।२८, गृरुणा स्तनभारेण मखचन्द्रेण भास्वता 
शर्न्‌रचराध्यां पादाम्यां रंजे ग्रहमयोव सा--भत्ते ० 
१।१७ 8. उल्लेख, उच्चारण, दहराना (नाम आदि 
का) नामजातिग्रह॑ लेषामभिद्रोहेण  कुबत:--मनु ० 
८।२७१, अमर ८३ 9. मगरमच्छ, घड़ियारू 
0. पिशाचशिश, भूतना . अनिष्टकर राक्षसों का 
एक विशेष वर्ग जो बच्चों से चिपट कर उन्ह एठन 
मरोड़ या कुमेड़ों से ग्रस्त कर देता ह 2. (विचारों 
व घारणाओं का) ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण 43. समझने का 
अंग या उपकरण ॥4. दढ़ग्राहिता, घये, अध्यवसाय 
5. प्रयोजन, आकल्पत 6' अनग्रह, संरक्षण । सम० 
>-अधीन (वि०) ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर,--अब- 
सर्दन: राहु का विशेषण, (नम) ग्रहों की टक्कर, 
>>अधोशः सूय,--आधार:--आश्रयः श्रुव नक्षत्र 
(नक्षत्रों का स्थिर केन्द्र) , -आमयः . मिंगी 2. भूता- 


( २३५९ 


वेश,---आलरूझचनम अपने शिकार पर झपटना, और 
उसे फाड डालता - श्यनों ग्रहालञअचने--मुच्छ ० ३।२० 
-ईशः सूय,---कललोल: राहु का विशेषण,--गतिः ग्रहों 
की चाल चिन्तक: ज्योतिषी,---दक्षा जन्मराशि.की 
दृष्टि से ग्रहों की स्थिति, वह समय जब कि उनका 
दभाशभ फल होता ह,- देवता ग्रह विशेष का 
अधिष्ठातृ देवता,--नायकः 7. सूर्य 2. शनि का 
विशेषण,-- नेमिः चन्द्रमा,--पतिः 4. सूय 2. चन्द्रमा, 
--पीडनस्‌--पीडा 4. ग्रहजनित पीडा, बाधा 2. भ्रहण 
लगना -- शशिदिवाकरयोग्रहपी डनम्‌--भतु ०». २९१, 
-मसण्डलम,-- ली ग्रहों का वृत्त.--यतिः (स्त्री०) 
एक ही राशि पर ग्रहों का संयोग,--यद्धम॒ ग्रहों का 
परस्पर विरोध या संवष,---राजः 7. सूर्य 2. चन्द्रमा 
3. बृहस्पति,---बषः ग्रहों की चाल के अनुसार माना 
जाने वाला वष,--बिप्रः ज्योतिषी,-ज्ञान्ति: (स्त्री० ) 
यज्ञ, जप, पूजनादि के द्वारा ग्रहदोष को निवत्ति का 
उपाय किया जाना, ग्रहों को प्रसन्न करना,---संगमस्‌ 
कई ग्रहों का इकट्ठा हो जाना । 
ग्रहणम [ग्रह ल्यट्‌ | 4. पकड़ना, फांसना, अभिग्रहण - ध्वा 
मगग्रहणेशचि:-मन ० ५११३० 2. प्राप्त करना, स्वीकार 
करना, ले लेता आचारधमग्रहणातु-रघ्‌० ७।१७ 
3. उल्लेख करना, उच्चारण करना--नामग्रहणम 
4. पहनना, धारण करना--सोत्त रच्छदमध्यास्त नंप- 
थ्यग्रहणाय सः-रघु० १७।२१ 5. ग्रहण लगना-याज्ञ ० 


१(२१८ 6. अवबोधन, समझ, ज्ञान-न परेषां ग्रह- 


णस्य गोचराम--न ० २।९५ 7. अधिगम, अवाप्ति, 
मन से समझ लेना, पारंगत होना--लिपेयंथावदग्र ह- 
णन वाहुमयं नदीमखनंव समद्रमाविशत्‌ ---रघ्‌ ० ३।२८ 
8. शब्द पकड़ना, प्रतिध्वनि--आद्रिग्रहणगरुभिगजित- 
नंतेयथा:---मेघ० ४४ 9, हाथ 0 इन्द्रिय । 

ग्रहणि:,-णी (स्त्री०) [ग्रह +-अनि, ग्रहणि-+-डीष] अति- 
सार, पेचिश । 

ग्रहिल (वि०) [ग्रह-+-इलच ] . लेनेवाला, स्वीकार करने 
वाला 2. न दबन वाला, अटल, कठोर ---न निशाखि 
लयापि वापिका प्रससाद ग्रहिलेव मानिनी--नै ० 
२।७७ | 


प़रहीत (वि०) (स्त्री०--त्री) [ग्रह --तच, इटो दीघ: | 
।, प्राप्तकर्ता, जैसा कि “गुणग्रहीत॒ में 2. प्रत्यक्षज्ञाता 
निरीक्षक 3. कजंदार । 
ग्राम:,[ग्रस-- मन, आदन्तादेश:| 4. गाँव, पुरवा--पत्तन 
विद्यमानं$पि ग्रामे रत्नपरीक्षा--भालवि० १, त्यज॑ंदेक 
कुलस्याथ ग्रामस्थार्थे कुल त्यजेत्‌, ग्रामं जनपदस्याथ 
स्वात्माथ पृथिवीं त्यजेत्‌ - हि. १।१४९, रघु० 
१।४४, मेघ० ३० 2. वंश, जाति 3. सम्च्चय, संग्रह 
(किन्हीं वस्तुओं का)--उदा० गुणग्राम, इन्द्रियग्राम 


हा" गयूसमू ऋम वररााााा.........-- पलक! हरिमम. था! बा. किक" | "रत शा "पर .[ह..ा.--मकित. 'िरकऋ<कककनः८रपःकः+++न- >>“ न्‍ी डरफुबबबन्‍बबबननन्‍न्‍+«- नह मर क्‍२2५ 


) 


भग० ८।१९, ९।८ 4. सरगम, (संगीत में) स्वर- 
ग्राम या सुरक्रम। सम०--अधिकृतः,--अध्यक्ष 
--ईशः,--ईश्वरः ग्राम का अधीक्षक, मखिया या 
प्रधान,-- अन्तः गाँव की सीमा, गाँव की समीपदवर्ती 
जगह-मनु ० ४॥ ११६, ११॥७९,--अन्तरम्‌ दूसरा गाँव, 
-“अन्तिकम गाँव का पड़ौस,--आचारः गाँव के रस्म- 
रिवाज,--आधानम शिकार,---उपाध्यायः गाँव का 
पुरोहित,- कण्टक: [. “गाँव के लिए कांटा' जो गाँव 
को कष्ट देने बाला हो 2. चुगलखोर, - कुक्कुटः पालतू 
मर्गा, - कुमारः . ग्राम का सुन्दर बालक 2. देहाती 
लड़का,---कूढः 4. गाँव का श्रेष्ठ पुरुष 2. शूद्र,--गह्ा 
(वि०) गाँव के बाहर होने वाला,--गोदुहः गाँव का 
ग्वाला,-- घातः गाँव को लटना,--घोषिन (7०) इन्द्र 
का विशेषण,---चर्या स्त्री संभोग,--चेत्य: गाँव का 
पवित्र गूलर का वक्ष--मेघ० २३,--जालम गाँवों 
का समह, ग्राममंडल, - णीः 4. गाँव या जाति का 
नेता था मखिया 2. नेता, प्रधान 3. नाईं 4. विषया- 
सकक्‍त पुरुष (स्त्री०) 4. वारांगना, वेश्या 2. नील 
का पौधा,--तक्ष: गाँव का बढ़ई,--देवता गाँव का 
अभिरक्षक देवता, -धर्म: स्त्री-संभोग,--प्रेष्यः किसी 
गाँव या जाति का दूत या सेवक,--मद्गरिका झगड़ा, 
फसाद, हंगामा, हल्लागल्ला,--मखः बाजार, मंडी, 
+म॒गः कुत्ता.-याजकः:,---याजिन (प०) 7. ग्राम- 
पुरोहित, वह पुरोहित जो सभी जातियों के धामिक 
संस्कार कराता हैँ, फलतः पतित ब्राह्मण समझा जाता 
है 2. पुजारी,---लण्ठनम गाँव को छूटना ---बासः ( 'भ्रामे 
वास: भी) माँव में रहना,--षण्ड: नपूुसक. क्लीव 
-संधः आ्राम-निगम,-सिहः कुत्ता,-स्थ (वि०) 4. गाँव 
में रहने वाला, ग्रामीण 2. गाँव का सहवासी, एक ही 
गाँव का रहनेवाला साथी,--हासकः बहनोई, जीजा । 


ग्रामटिका [? | गाँवड़ी, अभागा गाँव, दरिद्र गाँव--कति- 


पयग्रामटिकापयंटनदुविदग्ध--प्रस० १। 


ग्रामिक (वि०) (स्त्री०-की) [ग्राम-+ठज्य 4 देहाती, 


गंवार 2. अक्खड़,--कः गाँव का चौधरी या मुखिया 
मनु० ७।११६, १९१८ । 


ग्रामीण: [ग्राम--खज्ा | . ग्रामवासी, गाँव का रहने 


वाला--ग्रामीणवध्वस्तमलक्षिता जनश्चिरं वतीताम्‌- 
परि व्यलोकयन्‌ू--शि० १२।३७ अमरु ११ 2. कुत्ता 
3. कौवा 4. सूअर । 


ग्रामेष (वि०) (स्त्री०-यी) [ग्राम--ढकी] गाँव में उत्पन्न, 


गंवार,---यो रंडी, वेश्या । 


ग्राम्य (वि०) [ग्राम--यत | 4. गाँव से संबंध रखने वाला 


गाँव मे रहने का अभ्यस्त--मन्‌ ० ६॥३, ७।१२० 
2. गाँव में रहने वाला, देहाती, गंवार--अल्पव्ययेन 
सुन्दरि, ग्राम्यजनों मिष्टमश्नाति--छं ० १॥३ 3..घरेल 


( रे६० ) 


पालतू (पशु आदि), 4. आवधित (विप० वन्य) 
5. नीच अशिष्ट (शब्द की तरह ) केवल ओछे व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त --चुम्बनं देहि में भायें कामचाण्डालतृप्तये 
--रस ० या कटिस्ते हरते मनः:--सा० द० ५७४, 
यह ग्राम्य उक्तियों के उदाहरण हूँ 6. अभद्र, अश्लील, 
->स्यः पालतू सूअर,--म्यम्‌ . गंवारु भाषण 2. देहात 
में तैयार किया हुआ भोजन 3. मंथुन । सम० --अद्व 
गधा, --कमन्‌ ग्रामीण का व्यवसाय,--कुझकुमस, कुसं भ, 
“5थमः ॥. ग्रामीण का कतंव्य 2. स्त्रीसंभोग, मेथन, 
--पशुः पालतू जानवर,--बुद्धि (वि०) उजड़ू, मजा- 
किया, अनाड़ी,--वलल्‍्लभा वेश्या, रंडी,---सुखम स्त्री 
संभोग, मंथन । 


ग्रावव (१०) [ग्रसू--ड--ग्रः,. ग्र|-/आ-+-वन्‌ +विच्‌ |] 
. पत्थर, चद्रान --कि हि नामतदम्बनि मज्जन्त्यला- 
बनि ग्रावाण: संप्लवन्त इति--महावी ० १, अपि ग्रावा 
रोदिति अपि दलूति बज्ञस्य हृदयम्‌--उत्तर ० १।२८ 
शि० ४।२३ 2. पहाड़ 3. बादल । 

ग्रास: [ग्रस --घज्ण_ ] 7. कौर, कौर के बराबर कोई वस्तु 
मनु० ३॥।१३३, ६।२८. याज्ञ० २३॥५५ 2. भोजन, 
पोषण -3. सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहणग्रस्त भाग । 
सम० -आच्छादनम -- भोजन वस्त्र अर्थात्‌ - अनिवार्य 
जीवन साधन,---शल्यम॒ गले में अटकन वाला (मछली 
का काँटा) आदि कोई पदार्थ । 


ग्राह (वि०) (स्त्री०--हो) [ग्रह +घज्न_] पकड़ने वाला 
मटठी से जकड़ने वाला, लेने वाला, थामने वाला 
प्राप्त करने वाला,-- हः !. पकड़ना, जकड़ना 2. घडि 
पाल, मगरम-च्छ-रागग्राहवती-भर्ते ० ३।४५ 3. बन्दी 
4. स्वीकरण 5. समझना, ज्ञान 6. हठ, दढाग्रह 
7. निर्धारण, दृढ़ निश्वय---भग० १७॥१९ 8. रोग । 

ग्राहक (वधि०) (स्त्री०--हिका) [ग्रह +ण्वुरू] प्राप्त 
करने वाला, लेन वाला, --कः . बाज, हयेन 2. विष 
चिकित्सक 3. क्रेता, खरीदार 4. पुलिस अधिकारी । 

ग्रोवा [गिरत्यनया--गृ+वनिपृ, नि०] गर्दन, गर्दन का 
पिछला भाग--ग्रौवाभ ज्राभिरामं मुहुरनृपतति स्यन्दने 
दत्तदृष्टि:--श० १॥/७। समे०--घणष्टा घोडे के गले 
में लटकता हुआ घंटा 

ग्रीवालिका -दे० ग्रीवा । 

ग्रोविन (पु०) [ग्रीवा+-इनि] ऊँट । 

ग्रीष्ण (ध्षि०) [ग्रसते रसान--ग्रस-|मनिन ] गरम, उष्ण, 
--<मः . गर्मी का मौसम, गरम कतु | ज्यष्ठ और 
आषाढ़ के महीने )---ग्रीष्मसमयमधिकृत्य गोयताम 

श० १ रघ० १६।५४, भामि० १।३५ 2. गर्मी, 

उष्णता । सम० -कालछीन (वि०) गर्मी के मौसम 


से संबंध रखने वाला,--उ:दुवा,--जा,--भवा नव- 

मल्लिका लता, नंवारी | 

(स्त्री-बो ), ग्रेवेय (स्त्री ०-यी) (वि० ) [ग्रोवा |-अण 

ढज्य वा] गददन पर होने वाला या गर्दनसबंधी,---वम, 

>-यँम्‌ . गले का पट्टा, या हार 2. हाथी को गदन 

में पहनी जाने वाली जंजीर--नास्लसत्‌ करिफणोां भ्रव 

त्रियदीछेदितामपि --रघ० ४।४८, ७५ | 

ग्रवेषकम | ग्रीवा |-डकज्ण | !. गले का आभूषण--उदा ० 
अस्माकं सखि वाससी न रूचिरे ग्रवेयक नोज्ज्वलम्‌-सा ० 
द० ३ 2. हाथी के गले में पहने जानवाली जंजीर । 

ग्रष्मफ (वि०) (स्त्री०्हिमिका) | ग्रीष्म |-बुझ |] 
. गरमी के मौसम में बोया हुआ 2. गरमी के ऋतु मं 
दिया जाने वाला (ऋण आदि) 

ग्लपनस | ग्ल॑ |-णिच +ल्यट, पुक, हस्व | . मर्सझाना 
सूख जाना 2. थकावट । 

ग्लस्‌ (भ्वा० आ०> ग्लसते, ग्लस्त) खाना, निगलना 

ग्लह (भ्वा० उभ०, चरा ० आ०-ग्लहति-ते, ग्लाहयति-ते ) 
. जआ खलना, जए में जीतना 2. लेना, प्राप्त करना । 

ग्लहः [ ग्लह +अप | . पासे से खेलने वाला 2. दाव 
बाजी लगाना, शर्तें लगाना 3. पासा 4. जुआ खंलना 
5. बिसात । 

गसलान (भू० क० कृ०) [ ग्ल+-क्त ] !. क्लान्त, श्रान्त, 
थका हुआ, ग्लान, अवसन्त 2. रोगी, बीमार । 


ग्लानि: (स्त्री०) [ ग्लै-[-नि ] !. अवसाद, क्लान्ति, थका- 
वट--मनश्च ग्लानिम॒च्छति-मन ० १।५३, अद्भुग्लानि 
सुरतजनितां--मेघ० ७०, २१, शा० ४।४ 2. ह्वास 
क्षय---आत्मोदय: परग्लानिद यं नीतिरितीयती---शि ० 
२।३०, यदा यदा हि पधर्मस्य ग्लानिभवत्ति भारत 
--भग० ४।७ 3. दुर्बंछता, निबेठता 4. बीमारी । 
सलास्न (वि०) [ग्ल|स्न |] क्लानत, श्रान्त । 
ग्लच (म्वा० पर०-लोचति, ग्लक्त) ॥. जाना, चेलना- 
फिरना 2. चराना, लूटना 3. छीन लेना, वब्चित 
करना--बहनामग्लचत्‌ प्राणान्‌ अग्लोचीच्च रण यश 
--भट्टि० १५।३० । 
(भ्वा० पर०-ग्लायति, ग्लान) 4. विरक्ति या अरूचि 
अनुभव करना, काम करने को जी न करना, (तुम- 
न्नन्‍त के साथ ) 2. क्लान्त या श्रान्त हीौना, थका हुआ 
या अवसन्न अनुभव करना 3. साहस छोड़ना, हतो- 
त्साह होना---उदास होना--भटद्टि ० १९।॥१७, ६॥१२ 
4. क्षीण होना, मछित होना--प्रेर० ग्ल-ग्ला>»पयति 
. सुखा देना, शुष्क कर देना, चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुँचाना 2. थका देना । के 
ग्लौ (प०) [ ग्लै+-डौ ] . चन्द्रमा 2. कपूर । 


बल 


( ३६१ 


घ (वि०) [हन्‌-+टक, टिलोप:, घत्वं च| (यह केवल 


समास म॑ उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होता हे) प्रह्मर 
करने वाला, मारने वाला, नाश करने वाला--जेसा 
कि पाणिध और राजघ आदि में,--घः . घण्टी 
2. खड़खड़ाना, गरगराहट, टिनटिनाना । 


घट ] (भ्वा०- आ०-घठदते, घटित) व्यस्त होना, प्रयत्न 


घट: 


करना, प्रयास करना, जानबझ कर किसी काम में लगना 
(तुमुन्नंत, अधि० या संप्र० के साथ )-दयितां त्रातुमलं 
घटस्व--भट्टि ० १०।४०, अंगदेन सम॑ योद्ध मघटिष्ट 
१५।१७, १२२६, १६॥२३, २०१२४, २२।३१ 2. होता 
घटित होना, सम्भव होना--प्राणेस्तपो भि रथवा5भिमतं 
मदोये: कृत्यं घटेत सुहदो यदि तत्कृतं स्थात्‌ू--मा० 
१।९, क्‍या यह सम्भव हैं, कस्प्रापरस्योड्मय: प्रसत 
वादित्रसष्टिधंटते भटस्य -ने० २२।२२ 3. आना, 
पहुंचना । प्रेर०-घटयति . एकत्र करना, मिलाना, एक 
जगह करना--इत्थं नारोघेटयितुमल कामिभि:--शि० 
९८७, अनन भमीं घटयिष्यतस्तथा-ने ० १।४६, क्रधा 
संधि भीमो विघटयति यूयं घटयत--बेणी० ११० 
भटि० ११॥११ 2. निकट लाना या रखना, सम्पके में 
लाना, धारण करना--घटयति घन कण्ठाइलेषे रसान्न 


थे 


जा जा: बा ......| ७-है--क मिल.2 बडा मनिनिमिका.. ड बाका वा 


वन न ७... विमान मानना शान. मन... ना. नमन. मनन मना पृानगा+" "नाश शान |" "गा व आा। «अर. धा. >आ.आााा.2.... «2... ५2... 3... आरा. आाा.ध.. 8। >... >रााााााााााााााा.ा.ध.म...-न्‍ 2०००० ०००० मृनण्मूहनगाए०गगमाहा ना... ..........ु>>ेनू०-- गाल "गा... 209 
पर्दा आर ..बक्‍3क्‍.ल.> ) 3 नानक"... 


पयोधरौ---रत्न ० ३॥९, घटय जघने कांचीम्‌ू-गीत० : 
१२३. निष्पन्न करना, प्रकाशित करना, कार्यान्वित , 


करना---तटस्थ: स्वानर्थान्‌ घटयति च मौन च भजते 


“मा० ११४, (अभिमतम्‌) आनीय झटिति घटयति- 
रत्न० १।६ 4. रूप देता, गढ़ना, आकार देना, निर्माण 
करना, बनाना--एवमशिधाय  वेनतेयम्‌ -अघटयत 
“पंच १, कान्‍ते कर्थ घटितवानुपलेन चेत: --श्वृंगार० 
३, घटय भजबन्धनम्‌--गीत०» १५० 5. प्रणोदित 
करना, उकसाना स्नेहींघों घटथति मां तथापि वक्‍तुम्‌ 
“भेद्रिण १०७७३ 6. मलना, स्पर्श करना, प्र-- 


4. गउ्यस्त होना, काम मे लगना--भद्वगि ० २११७ 


2. आरम्भ करना, शुरू करना--भटद्ठटि ० १४७७ 
वि-. वियुक्त होना, अलग होना 2. बिगड़ना, बर्बाद 
होना, रुक जाना, ठहर जाना, बन्द कर देना -- प्रै र ० 
अलग २ करना, तोड़ना, सम्‌>मिलाना, 7॥ (चुरा० 
उभ०--घाटयति, घाटित) . चोट मारना, क्षति 
पहुंचाना, मार डालना 2. मिलाना, जोड़ना, इकट्ठा 
“करना, संग्रह करना, उद्‌-, खोलना, तोड़ कर खोलना 
कपाटमृद्घाटयति-- मच्छ० ३, निरयनगरद्वारमुद्‌- 
घाटयन्ती--भतु ० १।६३ । 

[घट--अच | . मिट्टी का मटका, घड़ा, मतंबान, पानी 
देने का पात्र --कपे पश्य पयोनिधावपि घटो गह्णाति 
तुल्यं जठम्‌ भतृ० २।४९ 2. कुम्भ राशि 3. हाथी 
का मस्तक 4. कुम्भक प्राणायाम 5. २० 

४६ 


ेणके'! 


घटक 


' >-विक्रम० 


) 


बराबर तोल 6. स्तम्भ का एक अंश । सम ०---आदठो पः 
रथ या कुर्सी आदि को पूरा ढकने का कपड़ा,-उद्ध वः,, 
-“जः, “योनिः- सम्भव: अगस्त्य मनि के विशेषण 
”-ऊंधस (स्त्री०) गाय जिसकी औड़ी दूध से भरी 
हो--गाः कोटिश: स्पर्शबता घटोध्नी:--रघ्‌० २।४९, 
“कपरः 7. कवि का नाम 2. ठोकरा, बतेन का 
टुकड़ा--जीयेय येन कविना यमर्क: परेण तस्मे वहेय- 
मुदक घटकपरेण --घट० २२,--कारः,--कूत्‌ (पुं०) 
कुम्हार,-- ग्रहः पानी भरने वाला,-- दासी कुटनी तु० 
कुम्भदासी,--पर्येसनम पतित व्यक्ति का अन्त्यष्टि 
संस्कार करना (जो अपने इस जीवन में अपनी जाति 
में फिर सम्मिलित होना न चाहता हो ),--भेदनकम 
बतन बनाने का एक उपंकरण,---राजः पक्‍को मिट्टी का 
जलपात्र,---स्थापनम्‌ दुर्गा के रूप में जल-कलश की 
स्थापना । 

(वि०) [घट--णिच--ण्वल | . प्रयास करने वाला 
प्रयत्नशील --एते सत्पुरुषाः पराथंघटका: स्वार्थ परि- 
त्यज्य ये--भत्‌ ० २॥७४ 2. प्रकाशित करने वाला 
निष्पन्न करने वाला 3. सारभूत अंश बनाने वाला 
अवयव, उपादान, --कः . वह वक्ष जिसके फल दिखाई 
न देकर फल ही लगे 2. सगाई, विवाह ते कराने 
वाला, एक अभिकर्ता जो वंशावली मिला कर विवाह- 
सम्बन्ध त कराये 3. वंशावली का जानने वाला । 


घटनम - ना [ घट -+-ल्यूट | . प्रयास, प्रयत्न 2. होना, 


घटित होना 3. निष्पन्नता, प्रकाशन, कार्यान्वयन जैसा 
कि 'अघटितघटना' में 4. मिलाना, एकता, क स्थान 
पर मिलाना, जोड़--तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम 
२।१६, देहद्दयाधंघटनारचितम--का ० 
२३९ 5. बनाना, रूप देना, आकार देना | 


घटा [घट-+-अछझू--टाप्‌ | . चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास 2. संख्या, 


टोली, जमाव -प्रठढयघनघटा--का ० १११, कौशिक- 
घटा--उत्तर० २२९, ५।६, मातंगघटा ---शि० ?।६४ 
3. सनिक कार्य के लिए एकत्र हुई हाथियों की टोली 
4. सभा । 


घटिकः [घट-+-ठन | घड़नई के सहारे नदी पार करने वाला, 


--कम्‌ नितम्ब, चूतड़ । 


घटिका [ घटी--कन्‌ --टाप, हस्व: ] . एक छोटा घड़ा, 


करवा, छोटा मिट्टी का बतन--नायें: श्मशानघटिका 
इव वर्जनीया:--पंच० १।१९२, एप क्रीडति क्पयन्त्र- 
घटिकान्यायप्रसकतो विधि: --मच्छ० १०१५९ 2. २४ 
मिनट का समय, एक घड़ी 3. एक जल घट जिससे 
दिन की घड़ियाँ गिनी जाती थीं 4. टखने के ऊपर का 
तथा पिण्डली से नीचे का पतला भाग । 


घटिन्‌ (१०) [घट--इनि | कुंभ राशि । 


( ३६२ 


घटिन्धम (वि०) [घटी--ध्मा--खश -- मुम्‌, घमादेश 
बतन म॑ फूँक मारने वाला,- मः कुम्हार । 


] 
| 
घटिन्धय (वि०) [ घटी --धेट+-खश्‌, मुम्‌, हस्वः ] जो । 


घड़ा भर (पानी) पीता हैं। 

घटी [घट--डीप ] . छोटा घड़ा 2. २४ मिनट के बराबर 
समय को नाप 3. छोटा जरू-घड़ा जिससे दिन की 
घड़ियाँ गिनने का कार्य लिया जाय । सम०--कारः 
कुम्हार,-- ग्रह,-- ग्राहू (वि०) दे० 'घटग्रह, --यन्त्रम 
. पानी ऊपर उठाने वाली रहट की घड़िया, कुएं पर 
पड़ा हुआ रस्सी-डोल-- दे० अरघट्ट 2. दिन का समय 
जानन का एक साधन । 


घटोत्कच: [ ? | हिडिबा नाम की राक्षसी से उत्पन्त भीम 
का एक पुत्र (यह बहुत बलवान पुरुष था, कौरव और 
पाण्डबों के युद्ध में यह बहुत वी रतापूर्वक पाण्डवों की 
ओर से लड़ा परन्तु इन्द्र से प्राप्त शक्ति द्वारा कर्ण के 
हाथों मारा गया--तु० मुद्रा० २।१५) 
घटट | ० आ०--घट्टते--बहुधा चुरा० उभ०--घदट्ट- 
>-ते, घट्धित) 4. हिलाना, हरकत देना -जसे 
वायघद्ठदिता लता: में 2. स्पर्श करना, मलना, हाथों 
से मलना-- विटजननखघटद्टितेव वीण।-- मच्छ ० १२४ 
भद्ठि० १४।२ 3. चिकनाना, सहलाना 4. ईर्ष्या-द्वष 
की भावना से बोलना 5. बाधा पहुंचाना, अव-- 
खोलना, परि---, प्रहार करना--शि० ९।६४, वि--, 
. हड़ताल कर देना, तितर-बितर करना, बखेरना, 
उड़ा देना- शि० १।६४, भतं० ३।५४ 2. मलना, 
घिसना, ड्ना""कारण्डवाननविघद्वितवीचिमाला' 
क्रतु० २।८, ४॥९, कु० १।९, कि० ८।४५, शि० ८।२४, 
१३।४१, सम--7. थपथपाना 2. इकट्ठा करना, 
मिलाना 3. एकत्र करना, संचय करना 4. रगड्ना, 
घिसना, दबाना--रघ्‌ ० ६।७३ । 


घटटः | घटट+घज्म ]. घाट--नदी के तट से पानी तक 
बनी सीढ़ियाँ 2. हिलना-जुलना, आन्दोलन 3. चूंगी 
घर | सम०--क्ंढी चृंगी घर, प्रभातन्याय न्याय के 
नी० दे०,--जोबिन्‌ (प्‌०) घाट से प्राप्त महसूल से 
अपना निर्वाह करने वाला 2. वर्णसंकर (वैश्यायां रज- 
काज्जात: ) । 

घटटना [| घटट--यच-|-टाप | . हिलाना, डलाना, हर- 
कत देना, आन्दोलन करना -2. रगड़ना 3. जीविका 
वृत्ति, अभ्यास, व्यवसाय, पेशा । 

धण्ट: [ घण्टू-/अच्‌ ] एक प्रकार का व्यंजन, चटनी । 

घण्टा [ घण्ट-- अट्‌--टाप ] 4. घंटी, 2. लोहे का या कांसे 
का गोल पट जिसे समय की सूचना के लिए मंगरी से 
पीट कर बजाते हेँ। सम०--अगारम्‌ घण्टा घर, 
--फलक:,-- कम्‌ घण्टियों से यक्‍त प्लेट,-- ताड: वंटा 
बजान वाला,--नाद 


घण्ट की आवाज,-- पथः गाँव 


) 


की मुख्य सड़क, राजमागग, मुख्य मार्ग (दशधन्वन्तरों 
राजमार्गों घण्टापथ: स्मृत: कौटि० ) ,-शब्दः . कांसा 
2. घंटे की आवाज | 

घण्टिका [ धण्टा+-डीप्‌--कन्‌, हस्व: | छोटो घटियाँ, 
घंघरु । 

घणष्ट: [ घण्ट-- उण्‌ | . हाथी की छाती पर बंधी एक पट्टी 
जिसमें घूंघरु लगे होते हे 2. ताप, प्रकाश । 

घण्ड: [ घण्‌ इति शब्दं कुवंन डीयते - घण-+-डी-+-ड | 
मधमवखी । 

घन (वि०) [ हन्‌ मता अप घनादेशइ्च-त्तारा० ] 
. संहत, दृढ़, कठोर, ठोस-संजातदरच घनाघन:--मा ० 
९।२९, नासा घनास्थिका-याज्ञ ० २।२९, रघु० ११।१८ 
2. सघन, घनिष्ठ, [घिनका--घधनविरलभाव:--उत्तर० 
२।२७, रघ० ८।८१, अमरु ५७ 3. गठा हुआ, पृण 
पर्णंविकसित (जैसे कि कुच )--घटयति सुधन कुच- 
युगगगन मृगमदरुचिरुपिते--गीत ० ७, अगुरुचतुष्क 
भवति गरू दो घनकुचय ग्मे शशिवदना$सौ - श्रत ० ८, 
तं० १।८, अमर २८ 4. (शब्द की भांति) गम्भीर 
“- मा० २।१२ 5. निरन्तर, स्थायी 6. अभेद्य 7. बड़ा 

अत्यधिक, प्रचंड 8. पूर्ण 9. शुभ, भाग्यशालो,--न 

बादल--घनोदय: प्राक तदनन्तरं पय:--श० ७।३०, 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नो5्स्य जातः-विक्रम० ४१० 
2. लोहे का मुदगर, गदा 3. शरीर 4. (गणित में) 
संख्याद्योतत घन (किसी अंक को उसी अंक से दो 
बार गणा करने से उपलब्ध गणनफल) 5. विस्तार, 
प्रसार 6. संग्रह, समच्चय, परिमाण, राशि, जमाव 
या समवाय 7. अभरक,--नम्‌ 4. झांझ, घण्टो, घण्टा 
2. लोहा 3. टोन 4. चमडी, त्वचा, वल्कल | सम० 
--अत्ययः,- अन्तः बादलों का लोप, वर्षाऋतु के 
पश्चात्‌ आने वाली क्रतु, शरद,-अस्ब (नप्‌ ० ) वर्षा 
>--आकरः वर्षा ऋतु,--आगमः बादलों का आगमन, 
वर्षाऋतु--घनागम: कामिजनप्रिय: प्रिय-- ऋतु ० २१, 
- आमय:ः छहारे का वृक्ष, - आश्रय: पर्यावरण, अन्त- 
रिक्ष,---उपलः ओले,---ओघः बादलों का एकत्र होना, 
-कफः ओले,-- काल: वर्षाऋतु,--गजितम्‌ व. मेघ- 
ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट या गरव, बिजली की 
कड़क 2. गंभीर और ऊचो दहाड़ या गरज,-- गोलक: 
चांदी सोने की मिलावट,--जम्बाल: गाढ़ी दलूदल, 
--तालः एक प्रकार का पक्षी, चातक, सारग,--तोल 
चातक पक्षी,--नाभि: धआँ (यह बादलों का मख्य 
अवयव समझा जाता है-मेघ ० ५),--नीहारः गाढ़ा 
कोहरा, सघन तुषार,--पदवी “बादलों का मार्ग अन्त- 
रिक्ष, आकाश--क्रामड्धिघंनपदवी मनंकसंरु्य:--कि ० 
५ २४,--पाषण्ड: मोर, - फलम्‌ (ज्या० में) किसी 
वस्तु की लंबाई-चोड़ाई और मोटाई का गुणनफल 


( रेप३े ) 


अथवा ठोसपन,--मूलम्‌ (गणित में) घन-राशि का 
मूल अंक,--रसः 4. गाढ़ा रस 2. अक गाढ़ा 3. कपूर 
4. जरलू,---बंगंः घन का वर्ग, (गणित में) छठा घात 
-“ वेत्मन (नपुं०) आकाश--घनव त्म सहस्रधेब कुवेन 
“+कि० ५।१७,--वल्लिका,--वल्ली बिजलो,--वास 
एक प्रकार का कददू, कुम्हड़ा,--बाहनः 4. शिव 
2, इन्द्र--श्यास (वि०) बादल की भांति काला' 
गहरा काला, पक्का रंग, (-मः) . राम और क्ृष्ण 
का विशेषण, --समय: वर्षाऋतु,-सारः 4. कप्र-घन- 
सारनीहारहार--दश० १, (श्वेत पदार्थों में उल्लेख ) 
2. पारा 3. जरल,--स्वनः मेघगजन,--हस्तसंख्या 
(गणित में) खदाई की पिट॒टी आदि नापने की माप 
(एक हाथ लंबा, एक हाथ मोटा या . चौड़ा और ए 
हाथ ऊँचा ढेर) । 

घनाधन:ः [हन्‌--अच्‌, हन्तेघत्वम्‌ दित्वमम्यासस्य आक्‌ च |] 
4. इन्द्र 2. चिड़चिड़ा, या मदमस्त हाथी 3. पानो से 
भरः हुआ या बरसान वाला बादल । 

घरट्ट: [घर सेकम्‌ अट्टति अतिक्रामति-घर--अट्द 
+जआअणू, शक० पररूपम्‌ | खरांस, घराट, चक्‍की । 

घ्घर (वि०) [घर्घष---रा--क] 4. अस्पष्ट, घधराट करने 
वाला, गरगर शब्द करने वाला--घर्घररवा पारश्म- 
शान॑ सरित- मा० ५११९ 2. कलकल ध्वनि करने 
वाला, (बादलों की भांति) गड़गड़ शब्द करने वाला, 
--र₹ः 4. अस्पष्ट कलकल ध्वनि, भमन्द बड़बड़ या 
गरगर की ध्वनि 2. कोलाहल, शोर 3. दरवाजा, द्वार 
4. हंसी, अद्वहास 5. उल्ल 6. तुषाग्नि । 

घघरा,-री [७घर-|-टाप, डीष वा| . घँघरू जो आभूषण 
को भांति काम आवें 2. घँँघरुओं की गर्गर ध्वनि 
3. गंगा 4. एक प्रकार की वीणा । 

घर्घरिका [घघर--ठन-- टाप| 4. आभषण की भांति 
प्रयकत होने वाले घ॑ंघरू 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 

घघरितम्‌ [घधर--इतच्‌ | सूअर के घ्रघ राने का शब्द । 


घर: [घरति अड्भात-घ--मक नि० गण:| 4. ताप, गर्मी 
-“हि०१।९७ 2. गर्मी को ऋतु, निदाघ--निःश्वास- 
हायाशुकमाजगाम घम: प्रियावेशमिवोपदेष्टम - रघ्‌० 
१६।४३ 3. स्वेद, पसीना--शि० १।५८ 4. कड़ाह, 
उबालने का पात्र । सम०--अंशुः सूय-- श० ५।१४, 
“अन्त: वर्षाऋतु - अम्बु,--अम्भस्‌ (नपुं०) स्वेद, 
पसीना, श० १।३०, मा० १।३७,---चांचिका घाम 
पित्त, घमौरी, (दबे हुए पसीन और गर्मी से शरीर 
पर पंदा होने वाले छोट-छोट दाने ),---दीधितिः सूर्य 
“रघु० ११।६४,--आ्ुतिः--सूयं-कि ० ५।४१,-पयस्‌ 
(नप्‌ ०) स्वेद, पसीना- शि० ९।३५। 

घष॑:, घबंणम्‌ [घृष्‌+घज्ा, ल्यूट्‌ वा| .4. रगड़, घिसर 
2. पोसना, चूरा करना । * 


घस्‌ (भ्वा० अदा०->पर०---घसति, घस्ति, धस्त) खाना, 
निगलना, (यह अधूरी धातु हं--अद्‌ धातु के कुछ 
लकारों में ही इसके रूप बनते हैं) 

घस्मर (वि०) [घस्‌--क्मरच्‌ ] 4. खाऊ, पेटू---दावानलो 
घस्म र:---भामि० १।३४ 2. निगल जाने वाला, हड़प 
करने वाला--द्रुपदसुतचमृघस्मरो द्रौणिरस्मि--वेणी ० 
५।र९। 

घसत्र (वि०) [घस--रक | पीड़ाकर, क्षतिकर,--सत्रः . दिन 
>>पस्रो गर्मिष्यति भविष्यति. सुप्रदोषम--सुभा० 
2. सय--महावी ० ६।८,--स्रम केसर, जाफरान । 

घाट:, -दठा [धट्‌--अच्‌, स्त्रियां टाप| गदन का -पिछला 
भाग । . 

घाण्टिक: [घंटा--ठक्‌] 4. घंटी बजाने वाला 2. भाट या 
चारण 3. धतूरे का पौधा । 


घातः [हन्‌+णिच्‌--घज्य_ | 4. प्रहार, आघात, खरौच 
चोट - ज्याघात--श० ३॥।१३, नयनशरघात--गीत ० 
१०, इसो प्रकार पाष्णिधघात, शिरोघात आदि 2. मार 
डालना, चोट पहुँचाना, संहार करना, वध करना 
“वियोगो मुग्धाक्ष्याःस खल रिपुघातावधि रभूत्‌-उत्तर० 
२।४४, पशुघात:--गीत ० १, याज्ञ ० २१५९, ३।२५२ 
3. बाण 4. गुणनफल । सम०--चन्द्रः अशभ राशि 
पर स्थित चन्द्रमा,--तिथिः अशुभ चान्द्र दिन,--नक्ष- 
त्रम अशुभ नक्षत्र,-- बार: अशुभ दिन,-स्थानम बचड़- 
खाना, वधस्थान । क्‍ 


घातक (वि०) [हन्‌+ग्वुल]| मारनेंवाला, संहार करने 
वाला, हत्यारा, संहारक, क़ातिल, बध करने वाला । 

घातन (वि०) [हन-+णिच्‌-+-ल्यट | हत्यारा, क़ातिल 

'. --नम्‌ 4. प्रहार करना, मार डालना, हत्या करना 
बंध करना, (यज्ञ में) पश्‌ बलि देना। 

घातिनू (वि०) (स्त्री०--नो) [हन्‌+णिच्‌--णिनि]| 
. प्रहार करने वाला, मारने वाला 2. (पक्षियों को ) 
पकड़ने वाला या मारन वाला 3. विनाशकारी | सम०» 
--पक्षिन,--विहगः बाज़, इ्येन । 

घातुक (वि०) (स्त्री०--की) [हन्‌+णिच्‌ --उकज्य | 
. मारने वाला, संहारकारी, अनिष्टकर, चोट पहुँचान 
वाला 2. ऋर, नशस, हिस्र । 

घात्य (वि०) [हन्‌+णिच्‌ --ण्यत्‌। मारे जाने के योग्य, 
वह व्यक्ति जिसे मार देना चाहिए । 

घारः [घ्‌--घज्) | छिड़कना, तर करना । 

घातिक: [घृतेन निवृतः--ठज्य] घी में तले हुए पढ़े 
(विशेषतः जिनमें छिद्र होते हैं) (इन्हीं को देखकर 
पंचतत्र में मर्ख पंडितों न कहा था--हिद्रेष्बनर्था 
बहुलीभवन्ति ) 

घासः [घस्‌ू+-घञा | !. आहार 2. गोचरभूमि या चरागाह 
का घास--घासाभावात्‌ -पंच० ५, घासमुष्टि परगवे 


. कफ १; 


दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः--महा० । 
--स्थानम्‌ चरागाह । 

घ॒ (भ्वा० आ०--घवते, घृत) शब्द करना, हल्ला मचाना । 

घः [घ॒-- क्लिप | कबृतर की गटर ग्‌ । 

घुट । (तुदा० पर० - घृटति, घुटित ) 4. फिर प्रहार करना 
बदला लेन के लिए प्रहार करना, मक़ाबा करना 
2. विरोध करना ॥ (भ्वा० आ०--घोटते) 
. वापिस आना, लोटना 2. वस्तु विनिमय करना, 
अदला-बदली करना । 

घ॒ुटः, घृटिः-- टी, (स्त्री०) घुटिकः.--का [घट--अच्‌, 
इन वा, घटि--डीष, कन्‌ स्त्रियां टाप वा| टखना । 

घ॒ण । (भ्वा० आ०, तुदा० पर ०--घोणते, घृणति, घृणित ) 
लढ़कना, चक्‍कर खाना, लड़खड़ाना, अटेरना, 
॥ (भ्वा० आ०) लेना, प्राप्त करना । 


घ॒ुण: [घण--क | लकड़ी में पाया जान वाला विशेष प्रकार 
का कोड़ा | सम०--अक्षरम,--लिपिः (स्त्री ०) रूकड़ी 
या पुस्तक के पत्रों में कीड़ों के द्वारा बनाई हुई रेखाएं 
जो कुछ-कुछ अक्षरों जसी प्रतीत होती हैं । न्याय 
दे० न्याय के अन्तगंत । 

घ॒ण्टः, घुण्टकः, घुण्टिका [घुण्ट्‌ + क, घुण्ट -|-कन्‌, घुण्टक -|- 
टापू्‌ इत्वम्‌ | टख़ना । 

घ॒ण्ड: [घ॒ण्‌-|-ड, नि०| भोंरा । 
(तुदा० पर०-घुरति, घरित) 3. शब्द करना 
कोलाहल करना, खुर्राटे भरना, फूफकारना, (सृअर 
कुत्ते आदि का) घुरघुराना--कः कः कुत्र न घृ्॑ रायित- 
प्ररोघोरो घ॒रेचछकर:--का० ७ 2. डरावना बनना 
भयंकर होना 3. दुःख में बिल्लाना । 

घुरी [घ्र--कि-+डछीष ] नाथना, (विशेषकर सूअर की 
थथन ) --घ॒ध रायितघरीघोरो घरेच्छकर: -- काव्य ० 
७ । 

घघरो: [घर इत्यव्यक्तं ध रति--घर ---घर -|-क | !. चीलर 
विल्लड (एक प्रकार का कोड़ा) 2. ख्रटे भरना 
गर्राना, सुअर आदि जानवर के गले से निकलने वाली 
आवाज । 

घ॒ुघुर [घ॒र्ुकुर--अच --डीप | सूअर की आवाज । 

घुलघुलारवः ['घुलघुल इत्यव्यक्तमारोति--घृुलघुल--आा 
“ “रु-+अच | एक प्रकार का कबतर । 

घ॒ष्‌ ! (भ्वा० पर०, चुरा० उभ०--घोषति घोषयति--ते 
घ॒षित, घष्ट, घोषित ) . शब्द करना, कोलाहल करना 

ऊंचे स्वर से चिल्लाना, सावंजनिक रूप से घोषणा 

करता---स स पापादते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ 
-“श० ६।२२, घोषयतु मन्‍्मथनिदेशम्‌--गीत ० १० 
इति घोषयतीव डिडिम: करिणोहस्तिपकाहतः क्वणन्‌ 
-हिं० २।८६, रघ० ९॥१०, आ---, उच्च स्वर से 
रोना, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना--भट्)ि 


सम०--कुन्दम, 


२३।२। उद--; उच्च स्वर से घोषणा करना, साव॑- 
जनिक रूप से घोषणा करना, ! (भ्वा ०-आ ०-घृषते ) 
सुन्दर या उज्ज्वल होना | 

घुसणम्‌ [घष्‌-|-- ऋणक, पृषो०] केसर, ज़ाफ़रान-सयत्र 
सत्रीणां मसणघुसणालेपनोष्णा कुचश्री:-विक्रम ० 
१८।३१ । 


घकः [घू्‌ इत्यव्यक्तं कायति--घू-+क --क] उल्लू । सम० 


--अरिः कौवा । 

घर्ण (म्वा० आ०-तुदा० पर०--घृण ते, घृर्णति, घृणित ) 
इधर-उधर लढ़कना, इधर-उधर घूमना, चक्‍कर 
काटना, मुड़ना, हिलाना, लिपटना, लड़खड़ाना 
“योषितामतिमदेन जूघर्णविश्रमातिशयपूंषि वपूंषि 
-शि० १०३२, भयात्केचिदर्घाणषु:--भट्ठि ० १५।३२, 
११८, शि० ११।१८ अयद्यापि तां सुरतजागर- 
घ॒ण॑मानां--चौर० ५, प्रेर०--घर्णति--ते हिलाना 
अट रना या लपेटना--नयनान्यरुणानि घृर्णयन्‌--कु० 
४)१२, शि० २।१६, भर्तें० १।८९, (आ, तथा वि 
उपसभग के छंग जाने पर भी धातु का वही अथ रहता 


है) । 

घण (वि०) [घर्ण+अच | हिलाने वाला, इधर-उधर 
चलने-फिरने वाला । सम ०--वायः बवण्डर । 

घृणनम्‌,--ना [घर्ण--ल्यट |---हिलाना-डलाना, लपेटना 
चक्‍कर खाना, मड़ना, घमना--मौलिघूर्णनचलत 
ज“>गीत० ९, घृण॑नामात्रपतनभ्रमणादशनादिकृत्‌--- 
सा० द० । 

घ्‌ । (भ्वा० पर० --घरति, घृत) छिड़कना | 
] (चुरा० उभ०--घारयति--ते, घारित) छिड़काव 
करना, गीला करना, तर करना, अभि--, छिड़कना, 
आ---, छिड़काव करना । 

घ॒ण (तना० पर०---घृणोति, घृण्ण) चमकना, जलना | 

घणा | घ्‌--नक्‌--टाप्‌ | दया, तरस, सुकुमारता- तां 
विलोक्य वनितावध घ॒णां पत्रिणा सह ममोच राघव 
“रघु० ११।१७, ९८१, कि० १५।१३ 2. ऊब 
अरुचि, घिन-- तत्याज तोष॑ परपुष्टघृष्टे घुणां च 
णाक्वणिते वितेने -नं० ३।६०, १।२०, रघु० 
११।६५ 3. झिड़की, निन्दा । 

घ॒णाल (वि०) | घृणान+-आलच्‌ | सकरुण, दयापूर्ण, 
मृदु हृदय । 

घणि: | घ॒-नि, नि० ] +. गर्मी, घूषप 2. प्रकाश की 
किरण 3. सूय 4. लहर (नप्‌ ०) जल । सम ०---निधि 
सूय । क्‍ 

घतम [घ्‌--क्त | 4. घी, ताया हुआ मक्खन--- (सपिविलीन- 
माज्य स्यात्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌ू--सा०) 2. मक्खन 
3. जरूू। सम०--अन्नः--अचिः (पुं०) दहकती 
हुई आग,-- आहुतिः (स्त्री०) घी की आहृति,--आह्व 


( 


सरल नामक वक्षविशेष,---उदः 'घी का समद्र' सात 
समुद्रों में से एक,--ओदन: घी से युक्त उबले हुए 
चावल,-- कुल्या घी की नदी,---दीधितिः अग्नि,-धारा 
घी की अविच्छिन्न धार, प्रः.--बरः एक प्रकार की 
मिठाई,--लेखनी घी का चम्मच । 

घृताची [घृत--अज्च --क्विप +-डीपष्‌ | . रात 2. सरस्वती 
3. एक अप्सरा (इन्द्र के स्वर्ग की मख्य अप्सराएं 
निम्नांकित हँं--घृताची मेनका रम्भा उवंशी च 
तिलोत्तमा, सुकेशी मज्जघोषाद्याः कथ्यन्तेःप्सरसो 
बध:) । सम० -- गर्भसंभवा बड़ी इलायची । 

घृष्‌ (म्वा० पर०--घर्षति, धृष्ट) 4. रगड़ना, घिसना--- 
अद्यापि तत्कनककुण्डलघृष्टमास्यम्‌ू--चौर० ११, पंच० 
१।१४४ 2. कूची करना, परिष्कृत करता (मांजना) 


२६५ ) 


चमकाना 3. कुचलना, पीसना, चरा कस्ना-- द्रौपद्या नन 


मत्स्यराजभवन घृष्ट न कि चन्दनम--पंच० ३।१७५ 
4. होड़ करना, प्रतिद्वन्द्दी होता (जैसा कि 'संघृष' मे) 
उद--, खुरचना,---चूड़ामणिभिरुद्घृष्टपादपीठम मही- 
क्षिताम्‌--रघ्‌ ० 
होड़ाहोड़ी करना, प्रतिस्पर्धा करना--स प्रयोगनिपुर्ण 
प्रयोक्‍क्तृभि: संजघर्ष सह मित्रसंनिधौ - रघ० १९।३६ 
८. रगड़ना, खू रचना । 

घृष्टि: [घृष्‌ -- क्तिच्‌ ] सूअर (स्त्री ०) . पीसना, चूरा करना, 
खरचना 2. होड़ाहोडो, प्रतिद्वन्द्विता, प्रतियोगिता 

घोद:, घोदकः [ घट--अच्‌, ण्वूल वा | घोड़ा। सम० 
--अरिः भेंसा । 

घोटी, घोटिका [ घोट-+-डीष, घट--ण्वल--टाप, इत्वम । 
घोड़ी, सामान्य अश्व---आटीकसे5ज् करिघोटि पदाति- 

जुषि वाटिभवि क्षितिभजाम्‌-- अस्व० ५। 

घोण (न) सः [>-गोनस:, पृषो० | ए 
वाला जच्तु । 

घोणा [ घण-+अच्‌ +-टाप | . नाक, घोणोननतं मखम 
-“मृच्छ० ९।१६ 2. घोड़े की नथुना, (सूअर की) 
थूथन--घृ व्‌ रायमाणघोरघोण॑न--का ० ७८ । 

घोणिन्‌ (प०) | घोणा-+-इनि | सूअर । 


घोष्टा | घृण --ट-+टाप | उन्‍नाव का वक्ष । 

घोर (वि०) [ घर्‌--अच | . भयंकर, डरावना, भोषण, 
भयानक, --शिवाघो रस्वनां पद्चादब॒ब्ध विक्ृतेति 
ताम--रघु० १२३९, तत्कि कमंणि घोरे मां नियो- 
जयसि केशव-- महा ०, घोर॑ लोके विततमयशः:--उत्तर० 
७।६, मन्‌ु० १॥५० १२।५४ 2. हिख्र, प्रचण्ड,-रः शिव, 
“रा रात,--रम्‌ . संत्रास, भीषणता 2. विष ।सम०» 
आक्ति,--दर्शन (वि०) देखने में डरावना, भयंकर 
विकराल,--घुष्यम्‌ कांसा,-रासन:,--रासिन,-वाशन 
“जाहिन्‌ (पु०) गीदड़,---रूप: शिव का विशेषण । 


प्रकार रगने 


१७।२८, सम-- प्रतिद्वन्द्रिता करना, 


विव्मम%म»»भ  #ऑिएआ ७७७ मु ााााााााााा........ुलुलु6...ुल>-+----»«-+++++++++नमननमन मनन गनूबहइु०-. गाल... 


० गूह--माइाा"- ०७--->नूहिमु8--.७.ल्‍ल्‍ हनगाहना"गाहााााााााााााााधाध..............आ.आ...ुलुलुलुनल...लनतन----नाहनाा "गा" "आना" आा................................. अन्न्ननगात- माह... मम मगनइ गला. 


घोल:,--लम्‌ [ घुर--घञा , रस्थ लः | मदठा, घला हुआ 
दही जिसमे पानी न हो (तत्त स्नेहमजल मथितं घोल- 
मच्यते --सुश्षु० 

घोषः | धष-- घञ | . कोलाहल, हल्ला, हंगामा--स 
घोषो धात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌--भग० १।१९, 
इसी प्रकार रथ, तुय, शंख” आदि 2. बादलों की 
गरज --स्निग्धगम्भी रघोषम्‌-- मेघ ०» ६४ 3. घोषणा 
4. अफवाह, जनश्रुति 5. ग्वाला - हयड्भवीनमादाय 
घोषवृद्धानुपस्थितान्‌--- रघ्‌ ० १।४५ 6. झोपड़ी, ग्वालों 
की बस्तो--गड्गायां घोष:--काव्य ० २, घोषादानीय -- 
मृच्छ० ७ 7. (व्या० मं) घोषव्यंजनों के उच्चारण 
में प्रयक्‍्त घोषध्वनि 8 कायस्थ, -- घम्‌ कांसा । 


घोषणम्‌- णा [ घुष्‌-+-ल्युट्‌ | प्रस्यापन, प्रकथन, उच्च- 


स्वर से बोलना, सावंजनिक एलान--व्याघातो जय- 
घोषणादिषु बलादस्मद्बलानां कृत:- -मुद्रा० ३।२६, 
रघु० १२।७२ । 


घोषयित्नुः | घुप्‌+णिच्‌ -- इत्नुच्‌ | . ढिढोरची, भाट, 


हरकारा 2. ब्राह्मण 3. कोयल | 


घ्न (वि०) (स्त्री०--घ्नी) | केवल समास के अन्त में 


प्रयोज्य | [ हन्‌ -+क, स्त्रियां डीप्‌ | वध करने वाला 
विनाशक, दूर करने वाला, चिकित्सक--ब्राह्मणघ्न 
बालघ्त:, वातध्न:, पित्तघ्न:, वज्चित करने वाला, दूर 
करने वाला, पुण्यघ्न, धर्मंष्न आदि । क 
प्रा (स्‍्वा० पर० जिन्नति, प्रात--प्राण) 4. सँघना, पता 
लगाना, सूघ का प्रत्यक्ष ज्ञान करना--स्पशन्नपि गजो 
हन्ति जिप्रन्नपि भुजड़्मः-हि० ३।१४, भामि० १९९, 
चुबन करना--प्रंर ०---( श्रापयति ) सूघवाना-भटद्ठि० 
१५।१०९, (अब, आ, उप, वि, सम आदि उपसर्ग 
लगने पर भी इस धातु के अर्थों में विशेष अन्तर नहीं 
आता --गन्धमा प्राय चोद्या: - मेघ० २१, आमोदमप- 
जिप्रन्तौ--रघु ० १।४३, दे० भट्टि० २।१० १४१२ 
रघु ० ३।३, १३।७०, मनु० ४॥२०९ भी) 


प्राण (भू० क० कु०) [प्रा+ क्‍्त | संघा,---णम्र संघने की 
क्रिया, -प्राणेन सूकरो हन्ति--मन्‌ ० ३।२४१ 2. गंध 
बू 3. नाक--बद्धीन्द्रियाणि चक्षःश्रोत्रप्राणरसनात्व- 
गारुयानि--सां० का० २६, ऋतु० ६।२७, मन० ५। 
१३५। सम ०--इन्द्रियम संधने की इन्द्रिय, नाक---नासा- 
प्रवति प्राणम्‌ू--तक॑ सं०, -चक्षुष्‌ (वि०) 'जो 
आँखों का काम नाक से लेता है -अर्थात्‌ अंधा (जो 
सध कर अपन माग का ज्ञान प्राप्त करता हैं ),--तपंण 
(वि०) नाक को सुहावना, या सुखकर खशबदार 
सुगन्धयुक्त (--णम्‌) खशब, सुगन्ध | 

प्राति: (स्त्री०) [प्रा+क्तिन] संघन की क्रिया-- प्राति-- 
रप्रयमद्ययो:---मन ० ११।६८ 2. नाक । 


िगीशि ऋकममहकुमकुू"्प्ण्म्म्म्म्म््म्म्म्म्म्ग्म् गा गाए करन! रक्षक मम 


( ३६६ 


च्द्ः [चण्‌ ( चि) -ड| [. चन्द्रमा 2. फूछआ 3. चोर 


(अव्य०) निम्तांकित अर्थों को बतलाने वाला अव्यय 
-. संयोजन (और, भी, तथा, इसके अतिरिक्त) 
--शब्द या उक्तियों की जोड़ने के लिए प्रयक्‍त किया 
जाता हें; (इस अथ मे यह उस प्रत्येक शब्द या उक्ति 
के साथ प्रयकक्‍त होता हूँ जिसे भिलाता हूँ या इस प्रकार 
मिले हुए अन्तिम शब्द या उक्‍्ति के पश्चात्‌ रक्‍खा 
जाता हूं, परन्तु यह वाक्य के आरम्भ म॑ कभी प्रयकक्‍्त 
नहीं क्रिया जाता हू) - मनी निष्ठाशुन्यं श्रमति च 
किमप्यालिखति च--मा० १३१, तौ गरुगंरुपत्नी च 
--रघ ० १।५७, मनु० १६४, ३॥५. कुलेन कान्त्या 
वयसा नवेन गृुणइच तेंस्तविनयप्रधाने:---रघ्‌ ० 
६।७९, मनु० १।१०५, ३।११६ 2. वियोजन (परन्तु, 
तथापि, तो भी )-शान्त मिदभाश्रमपदं स्फरति च बाहु 
-श० १।१६ 3. निरचय, निर्धारण ( निस्सन्देह, निश्चय 
ही, ठीक, बिलकुल, सवंथा) - अतीत: पन्थानंं तव च 
महिमा वाहुमनसयो:--गण ०, ते तु सावंत एवाजी 
तावांबच दद्श स तें:- रघ० १२।४५ 4. शर्ते (यदि 
->>चेत्‌ ) जीवितुं चेच्छसे (--इच्छसे चेत्‌ ) मूढ दैेतुं मे 
गदत: श्रूण--महा ०, छोभदचास्ति (अस्ति चेत ) गु्णन 
किम्‌ --भतं ० २।४५, अनं ० पा० 5. यह प्राय: पादपूति 
के लिए भी प्रयकक्‍्त होता हं--भीम: पाथस्तथव च 
->गण० (कोशकार उपय कत अर्थों के साथ “च्‌' के 
निम्नांकित अर्थ और बतलाते हैं जो कि संयोजन या 
सम्‌च्चय के सामान्य अर्थों के अन्तगंत हैं:-. अन्वाचय 
-+अथथात्‌ मुख्य तथ्य को किसो गोण तथ्य से मिलाना 
-भो भिक्षामट गां चानय, दे०. अन्वाचय 2. समाहार 
अर्थात्‌ समच्चयाथंक संबंध - यथा पाणी च पादौ च 
पाणिपादम्‌ 3. इतरेतरयोग - अर्थात्‌ पारस्परिक 
संयोग--यथा प्लक्षरच न्यग्रोधव्च प्लक्षन्यग्रोधौ 
4. समुच्चय - अर्थात्‌ सब मिलाकर यथा पचति च 
पठति च) ; दो उक्तियों के साथ च की बार२ आवत्ति 
होती हूँ ।. एक ओर---दूसरी ओर 'यद्यपि--तथापि 
अर्थ - विरोध को प्रकट करने के लिए--न सुलभा 
सकलेन्दुम॒त्ली च सा किमपि चेदमनजझ्भ विचेष्टितम्‌ 
“विक्रम० २।९, ४।३, रघृु० १६।७ या 2, दो बातों 
का एक साथ होना--या अव्यवहित घटना को प्रकट 
करने के लिए (ज्योंही--त्योंही )- ते च प्रापुरुदन्वन्तं 
बब॒धे चादिपूरुष:-- रघु० १०।६, ३।४०, कु० ३।५८, 
६६, श० ६।॥७, मा० ९।३९ । 


चक (म्वा० उभ०--चकति--ते, चकित) ॥. तृप्त होना, 


सन्तुष्ट होना 2.. प्रतिरोध करना, मुकाबला करना । 


चकास (अदा० पर० (विरलत:---आ० ) चकास्ति--स्ते, 


चकासित ) ). चमकना, उज्ज्वल होना - गण्डरचण्डि 


चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम--गीत० १० 
चकासत॑ चारुचम्‌ृरुचमंणा--शि० १।८, भद्वि ० ३।१७ 
2. (आलं०) प्रसन्न होना, समद्ध होना-- वितन्वति 
क्षेममदेवमातृकाश्चि राय तस्मिन कुरवश्वकासते--कि ० 
१।१७, प्रेर० चमकाना, प्रकाशित करना--शि० ३॥६ 
वि० चमकना, उज्ज्वल होना । 


चकित (वि०)[चक- क्त |, डर के कारण). थरथराता हुआ, 
- कांपता हुआ, भय , साध्वस ---मेघ० २७ 2. ड राया 


हुआ, प्रकम्पित, भौचक्का--व्याधघानुसारचकिता 
हरिणीव यासि--मच्छ ० ११७ अमरु ४६, मेघ० १३ 
3. भयभीत, भीरु, सशंक--चकितविलोकितसकल 
दिशा ०-“गीत ० २, पौलस्त्यचकितेश्वरा: (दिश:ः) 
--रंघु० १०।७३, -तम्‌ (अव्य०) भय से, भोौचकक्‍्का 
होकर, संत्रस्त होकर, विस्मय के साथ---चकितम॒पति 
तथापि पारवंमस्य --मालवि ० १॥११, सभयचकितम्‌ 
“>5गीत० ५, शा० ४।४ । 


चकोरः [चक--ओरन | पक्षीविशेष, तीतर की जाति का 


पक्षी (कहते हैं कि. चन्द्रमा की किरणें ही इसका 
आहार हं )-ज्योत्स्नापान मदालसेन वपुषा मत्ताइचको रां- 
गना:--विद्धशा ० १।११, इतइचकोराक्षि विलोकयति 
-“रघु० ६।५९, ७।२५, स्फुरदधरसीधघवे तव वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचको रम--गीत० १० । 


चक्रम्‌  क्रियते अनंन, कृ घज्णथ क नि० द्वित्वम--तारा० | 


गाड़ी का पहिया---चक्रक्‍त्परिवतन्ते दुःखानि च॑ 
सुखानि च- हि०१।१७३ 2. कुम्हार का चाक 3. एक 
तीक्ष्ण गोल अस्त्र, चक्र (विष्णु का) 4. तेल पेरने का 
कोल्हू 5. वृत्त, मण्डल--कलापचक्रेष निवेक्षिताननम्‌ 
--+त० २।१४ 6. दल, समच्चय, संग्रह--शि० 
२०।१६ 7. राज्य, एकाधिपत्य 8. प्रांत, जिला, ग्राम- 
सम ह 9. वर्तलाकार सनिक व्यह 40. देह के भीतर के 
'घटचक्र, मलाघार आदि 44. कालचक्र, वर्ष समह 
2. क्षितिज 43. सेना, समह ॥4. ग्रन्थ का अध्याय 
या अनुभाग 5. भेवर 6. नदी का मोड़--क्रः 
. हंस, चकवा 2. समूह, दल, वर्ग । सम०--अज्भ 
. टंडी गर्दन वाला हंस 2. गाड़ी 3. चकवा 
-“अठः . बाजीगर, सपेरा 2. दुष्ट, घ्॒त, ठग 
3. स्वणं॑मृद्रा, दीनार,--आकार,--आकति (वि०) 
वतंलाकार, गोल,--आयधः विष्ण का विशेषण 
“- आवत: भंवर वाली या चक्‍करदार गति,--आह्र 
“+आहयः चकवा--चत्रा हूं ग्रामकुक्कुटम-मन्‌ ० ५। 
१२,--ईइबरः . “चक्रस्वामी' विष्णु का नाम 2. जिले 
का सर्वोच्च अधिकारों, उपजीविन (प्‌ं०) तेलो, 
 कारकम्‌ . नाखन, <. एक श्रकार का सुगन्ध 
द्रव्य ,---गण्डु: गावदुम तकिया,--गतिः (स्त्री०) चक्रा- 


चक्रवत्‌ (वि० 


( ३६७ ) 


कार गति, गोलाई म॑ घूमना,--गच्छः अशोक वक्ष, 
--ग्रहणम,--णी (स्त्रो०) दुर्गप्राचीर, परकोटा, 
खाई,--चर (वि०) वृत्त में घूमने वाला,-- चडामणि: 
म्‌॒कुट में लगी गोलमणि,---जोीवकः,--जीविन (५०) 
कुम्हार,--तीथम्‌ -- एक पुण्य स्थान का नाम,--दंष्ट्रः 
सूअर,--धर: 4. विष्ण का विशेषण---चक्रधरप्रभाव: 
रघु० १६।५५ 2. प्रभ, प्रान्त का राज्य पाल या 
शासक 3. गाँव का कलाबाज या बाजोगर,--धारा 
पहिए का घेरा-नाभि: पहिए की नाहः- नामन 
(प०) 4. चकवा 2. लोहे की माक्षिक धातु,--- नायक: 
. दल का नेता 2. एक प्रकार का सुगंध-द्रव्य,--- नेमि 
पहिए की परिधि या घेरा ---नीचेगच्छत्य परि च॒ दशा 
चक्रन॑ंमिक्रमेण --मेघ० १०९,--पाणि विष्ण का विज्ञे- 
षण,--पाद:,---पादक: . गाड़ी 2. हाथी, --पाल 
. राज्यपाल 2. सेना के एक प्रभाग का अधिकारी 
3. दितिज,--बन्ध॒ुः, - बान्धव: सूर्य,-- बालः--डः, 
-वालः---लम,--डम . वृत्त, मंडल 2. समप्रह, वग, 
समुच्चय, राशि--क रवचक्रवालम --भतं ०» २।७४ढे 
3. क्षितिज, (लः) . पुराणों में वणित एक पवत- 
शुंखला जो भमंडल को दीवार की भाँति घैरे हुए 
तथा प्रकाश व अंधकार की सीमा समझी जाती ह 
2. चकवा,--भत्‌ (१०) . चक्रधारी 2. विष्णु का 
नाम,--भेदिनी रात, भ्रमः,-भ्रमिः (स्त्री०) खराद 
सान--आरोप्य चक्रश्नाममष्णतेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोल्लि- 
खितो विभाति - रघु ० ६।३२,--मण्डलिन्‌ (०) 
साँप को एक जाति,--मखः सूअर, यानम्र्‌ पहिय से 
चलन॑ वाला वाहन,--रदः सूअर,--वतिन्‌ (प्‌०) 
| सम्राट, चक्रवर्ती राजा, संसार का प्रभ, सम्‌ द्र तक 
फैले राज्य का स्वामी (आसमृद्रक्षितीश-- अमर०) 
पुत्रमेव॑ गृगोपेत॑ चक्रवतिनमाप्नूहि--श० ११२, तब 
तन्वि कुचावेती नियतं॑ चक्रवरतिनो, आसमद्रज्षितीशो$ 
पि भवान्‌ यत्र करप्रद:ः--उ.ड्ूट; (जहाँ 'चक्रवतिन 
शब्द में इलेष हैँ, वहाँ दूसरा अर्थ हु. आकार प्रकार 
में चकवे से मिलता जुलता' गोल ),---वाकः (स्त्री ० 
की ) चकवा--दूरीभते मयि सहचरे चक्रवाकीमि 
वंकाम--मेघ ० ८३,--बाटः . सीमा, हद 2. दीवट 
3. काय म॑ प्रवत्त होना, -- वातः बवंडर, तूफान-आँधी 
“वद्धिः ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज--मन ० ८। 
१५२३, १५६,- -ब्य हःसन्यदल को मंडलाकार स्थापना 
--संज्ञम्‌ राय, (ज्ञ:) चकवा,-साह्ययः वकवा,-हस्त 
विष्ण का विशेषण । 


(वि०) [ चक्रमिव कायति--क--क | पहिय के 


आकार का, मंडलाकार,--क्ः (तक०) मंडल मे तक 
करना | 


) [ चक्र-- मतुप; मस्य व: | . पहियों क्‍ 


वाला 2. मंडलाकार, (१० ) . तेली 2. प्रभ, सम्राट 
3. विष्णु का नाम । 

चक्राकी, चक्रांडकक्रो [| ब० स० |] हंसिनी । 

चक्रिका [ चक्र-+ ठन्‌ - टाप्‌ 4. ढेर, दर 2. दुरभिसंधि 
3. घटना । 

चक्रिन (पृ०) [चक्र--इनि] . बिष्ण का बिशेषण--शि ० 
१३।२२ 2. कुम्हार 3. तेली 4. सम्राट, चत्रवर्ती 
राजा, निरंकुश शांसक 5. राज्यपाल 6. गधा 7. चकवा 
8. संसूचक, मुखबिर 9. साँप 0 कौवा 4 एक प्रकार 
का कलाबाज या बाजीगर । 

चक्रिय (वि०) [ चक्र-घ ] गाड़ी में बंठ कर जाने वाला, 
यात्रा करने वाला । 

चक्रोवत्‌ (पुं०) [ चक्र+ मतुप, मस्य व:ः, नि० चत्रस्य 
चक्रीभाव: | गधा--शि० ५॥८ । 


चक्ष (अदा० आ०--चष्टे) [ आधंधातुक लकारों में 
अनियमित ] . देखना, पयवेक्षणा करना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना 2. बोलना, कहना, बतलाना (संप्र० के 
साथ), आ--, बोलना, घोषणा करना, वर्णन करना, 
बयान करना, बतलाना, पढ़ाना, समाचार देना (संप्र० 
के साथ )--रघु ० ५११९, १२५५, मनु० ४॥५९, ८० 
इत्याख्यानविद आचक्षते ---मा० २।२, कहना, संबोधित 
करना--भामि० १।६३ 3. नाम लेना, पुकारना 
परि---, त. घोषणा करना, वर्णन करना 2. गिनना 
3. उल्लेख करना 4. नाम लेना, पुकारना--वेदप्रदाना- 
दाचार्य पितरं॑ परिचक्षते - मनु. २।१७१, भग० 
१७।१३, १७, प्र -, . कहना, बोलना, नियम बनाना 
-स्वजनाश्रु किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते-रघु० 
८।८६ 2. नाम लेना, पुकारना--योज्स्यात्मनः: कार- 
यिता त॑ क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते - मनु० १२॥१२, २।॥१७, 


३।२८, ?१०।१४, प्रत्या - त्याग देना, छोड़ देना, 
पीछ हटा देना, व्या--, व्याख्या करना, टीका टिप्पण 
करना । 


चक्षस (पं०) [ चक्ष-- असि ] 4. अध्यापक, धमं-घिज्ञान 
का शिक्षक, दीक्षागरु, आध्यात्मिक गरु 2. बहस्पति का 
विशेषण । 

चक्षब्य (वि०) [ चक्षष हितः स्थात्‌ -चक्षुस--यत्‌ |] 
. मनोहर, प्रियदशन, सुहावना, सुन्दर 2. आँखों के 
लिए हितकर,-ष्या प्रियदर्शन या सुन्दरी स्त्री । 

चक्षुस (नप्‌ ० ) [चक्ष-+उसि ] 4. आँख, द॒श्यं तमसि न 
पद्यति दीपेन बिना सचक्ष रपि-मःलवि० १॥९, क्ृष्ण- 
सारे ददच्च पु: श० १।६, तु० पध्राणचक्षस, ज्ञानचक्षस, 
नयचक्षस, चारचक्षस आदि इाब्दों की 2. दृष्टि 
दशंन,, नजर, देखने की शक्ति--चक्ष रायहचव प्रही- 
यते-- मन० ४४१, ४२। सम०--गोचर (वि०) 
दश्य, दष्टिगोचर, दष्टि-परास के अन्तगंत होने वाला 


( रे६८ ) 


दानम्‌ प्राण प्रतिष्ठा के समय मति की आँखों में रंग 
भरता,-पथः दृष्टि-परास, क्षितिज,--मलूम आँखों 
की ढीड़, मल,--रागः (चक्ष्राग:) . आँखों में लाली 
2. आँख का प्रेम आँख लड़ाने से उत्पन्न प्रेम या 
अनुराग --पुरइचक्ष रागस्तदनू मनसोडतन्यपरता-मा ० 
६।१५, चक्षूराग: कोकिलेष न परकलत्रेष5का० ४१ 
(यहाँ इस शब्द का अर्थ आँख लड़ जाना' भी है), 
-+रोग: ( चक्षरोग: ) आँख की बीमारी,--बिषय 
!, दष्टि-परास, निगाह, उपस्थिति, दश्यता-चक्षविषया- 
तिक्रांतेष कपोतेष---हि० १, मन० २।१९८ 2. दृष्टि 
का विषय, कोई भी दद्य पदार्थ 3. क्षितिज, --श्रवस 
(१०) साँप, कि० १६।४२, न० १२८ + 


चक्षप्तत्‌ (वि०) [ चक्षस+मतुप ] . देखन वाला 
आँखों वाला, देखन की शक्ति वाला, --तदा चरनक्षष्मतां 
प्रोतिरासीत्समरसा हयो:--रघ्‌ ० ४॥१८ “तां ४॥१३ 
2. अच्छी दृष्टि रखने वाला । 

चडकुण:,--र: [चंडझक +- उनव्न , उरच्‌ वा]।. वक्ष 2. गाड़ी 
3. वाहन (नपुं ० भी) 

चडक्रमणस्‌ [क्रम+यद्ध+ल्यूट, यञ्ञों लक तारा० |] 
. इधर उधर घूमना, आना-जाना, सर करना-- विष॑ं 
चद्क़मण रात्रो --चाण ० ९७, चक्रे स चक्रनिभचदक्रमण- 
च्छलेन --ने० १।१४४, 2. शर्न: २या टढा-मेढा 
जाना । 

चडच ( सवा ०पर ० चज्चति, चंडज्चित ) 4. चलायमान करना, 
लहराना, हिलाना-समरशिरसि चज्चत्पञ्चचडश्चमनां 
”-उत्तर०५।२, मा०५।२३, चज्चच्च5च्‌ ---नागा ०४, 
चंचत्पराग--गीत० १ 2. बिलपति हसति विषीदति 
रोदिति चञ्चति मज्चति तापम्‌-गीत ० ४ । 

चजञच: [चज्च--अच | . टोकरी 2. पाँच अगलियों से मापा 
जाने वाला मापदण्ड, पंचांगूल मान । 

चणझूचरित्‌ (प०) [ चर+यझछू, णिनि, यछकोलक | भौंरा 
-करी बरीभरीति चेद्‌ दिशं सरीसरीति काम्‌, स्थिरी 
चरोकरीति चेन्न चजञज्चरीतिचहुचरी--उद्धट । 

क्डुचरोक: [चर्‌+इकन्‌, नि० द्वित्वम| भौंरा,---चलकयति 
मदीयां चेतनां चज्चरीक:-- रस०, कुन्द ऊत्तायाविम॒क्त- 
मकरन्द रसाया अपि चज्चरीक:, प्रणयप्ररूढप्रेमभ र- 
भजञज्जनकातरभावभीतः - चिद्धशा ० १।४, विक्रमांक ० 
१।२, भामि० १।४८ ! 

चटड्वल (वि०) [चेंच --अलच्‌, चज्चं गति लाति ला+क 

वा तारा० ] 4. चलायमान, हिलता हुआ, कंपमान, 
थरथराता हुआ -श्रुत्वेव भीतहरिणीशिशुचज्चलाक्षीं 
-“5पोौर० २७, चज्चलकुण्डल-- गीत ० ७, अमर ७९ 
2. (आलं०) चलचित्त, चपलल, अस्थिर -भोगा मेध- 
वितानमध्यविलसत्सौदासिनीचज्चला: ---भत्‌ ० ३५४, 
क्रि०२। १९, मनरचञऊचलमस्थिरम--भग ०६१२६, रू: 


4. वाय 2, प्रेमी 3. स्वेच्छाचा री,---ला. , बिजली 
2. घनकी अधिष्ठान्री देवी लक्ष्मी । 

चऊचा [ चञ5व्‌ +-अच --टाप्‌ |] . बेत से बनी कोई वस्तु 
2. पुआल का बना पुतला, गृड़डा, गुड़िया । 

चजञ्च [चंउच्‌ +उन] ।. प्रसिद्ध, विख्यात, विदित 2. चतुर 
(जैसे कि अक्षर चड्च )दे ०चञ्च्‌ ,-- चु: हरिण, 

(स्त्री०) चोंच, चंच सम ०- -पुट:,-टम््‌ पक्षी 

की बन्द चोंच--चज्चूपुटं चपलयन्ति चकोरपोता 
>रस०, भामि० २।९९, अमोचि चज्चूपुटमौनमुद्रा 
विहायसा तेन विहस्य भूयः--ने ० ३।९९, व्यलिख- 
च्चज्चुपूटेन पक्षती-२।२, ४, अमरु १३,-प्रहार: चोंच 
से टंग मारना,--भत, -सत्‌ (पु ०) पक्षी, - सूचि: 
बय्या, सौचिक पक्षी । 


चं5चर (वि०) | चञ्च --उरच्‌ ] चतुर, विशेषज्ञ । 

चट | (म्वा० पर०--चटति, चटित) टूटना, गिरना 
अलग होना, 7 (चुरा० उभ० -चाटयति--ते ) 
. मार डालना, क्षति पहुँचाना 2. बींवना, तोड़ना, 
उद्‌ --, . भयभीत करना, त्रासना, डराना 2. उखें- 
डना, हटाना, नाश करना, ने ० ३।७ 3. मार डालना, 
क्षति पहुँचाना । 

चटकः | चट +क्व्‌ न | चिड़िया, गौरेया । 

चटका, चटिका, [ चटक --टाप इदादेशइच | चिड़िया । 


चटः,-->ट (नपु ०) [ चट्‌--कु ] कृपा तथा चापलूसी से 
पूर्ण शब्द, दे० चाट, -- 6: पेट । 

चटल (वि०) [चट-+-लच्‌ | . कम्पमान, थरथराता हुआ 
अस्थिर, घम्क्‍्कड, दोलायमान ---आयस्तमेक्षत जनहच- 
टलाग्रपादम-- शि० ५।६ त्रासातिमात्रचटल्: स्मरत 
सुनेत्र--रघ्‌० ९।५८,  चटुलशफरोद्वत॑नप्रेक्षितानि 
--मेंघ० ४० 2. चंचल, चपल | जैसा कि प्रेम) --कि 

धं चटल त्वयेह नयता सौभाग्यमेतां दशाम---अमरु 

१४, चटलप्रेम्णा दगम्ितिन --७१, 3. बढ़िया, सुन्दर 
रुचिकर-इति चटलूचाटपट चारुमरवैरिणो राधिका- 
मधि वचनजातम- गींत० १०,- ला बिजली । 

चटुलोल, चदहलोछ (वि०) [ कमं० स०, नि० साध: | 
4. कंपनशील 2. प्रिय, सुन्दर 3. मध रभाषी । 

चण (थि०) [चण+अच्‌ |(समास के अन्त मे ) विख्यात 
प्रसिद्ध, कुशल, कीतिकर  अक्षरचण:,--णः चना । 

चणक:ः [ चण-| क्वन्‌ ) चना -उत्पतितोषपि हि चणक 
शकक्‍त:ः कि अ्राष्ट्क भडक्तुम- पंच ० १।१३२ | 

चंण्ड (वि०) [ चंड-- अच्‌ ]. (क) हिस्र, प्रचण्ड, उम्र 
आवेशयक्‍क्त, क्रीधी, रुष्ट-- अथकधनोरप्पग्राधचण्डात 
ग्रो: कृशान प्रतिमाद विभेषि---रघ ० २।४९, मालधि० 
३।२०, दे ०नी ०चण्डी 2. उष्ण, गरम जेसा कि “चण्डांश 
में 3, यक्रिय, फर्तीला 4. तीखा, तीक्षण,-ड््म , उष्णता 
गर्मी 2. आवेश, क्रोध । सम०- अंश:,--दोधिति 


( २६९ ) 


“भानुः सूर्य ---दवर: शिव का एकरूप,--मुंडा दुर्गा 
का ही एक रूप (--चाम्‌ंडा ),-मगः जंगली जानवर 
>-विक्रम (वि०) तीक्ष्ण शक्ति का, अपनी शक्ति में 
भीषण । 

चण्डा,--डी (स्त्री०| . दुर्गा का विशेषण 2. आवेशयक्त, 
या क्रोधी स्त्री--चण्डी चण्ड हन्तुमम्युथता माम्‌-- 
मालवि०३।२१,चंण्डी मामवधूय पादपतितं जातान॒तापेव 
सा--विक्रम ०४|२८, रघृ०१२।५, मेघ० १०५। सम० 
“ईइश्वरः,--पतिः: शिव का विशेषण--पुण्यं याया- 
स्त्रिभुवनगुरोर्घधाम चण्डीशवरस्य--मेघ० ३३ । 

चण्डात: [ चण्ड-|- अत्‌+-अण्‌ | सुगंधयक्त करवीर । 

चण्डातक:,--कम्‌ [ चण्ड--अत्‌ -- ण्वुल | लहंगा, साया । 

चण्डाल (वि०) [ चण्ड---आलच्‌ ] दुष्कर्मा, कर कर्मा, 
तु० कमचांडाल,--लः 4. अत्यंत नीच और घृणित 
वर्णसंकर जाति जिसकी उत्पत्ति श॒द्र पिता व ब्राह्मण 
माता से हुई मानी जाती हैँ 2. इस जाति का पुरुष, 
जातिबहिष्कृत--चण्डाल: किमय॑ द्विजातिरथवा--भतु ० 
२९१६९, मनु० ५१३१, १०११२, १६, १११७५ । 
सम०--वल्‍्लकी चंडाल की वीणा, एक सामान्य या 
देहाती वीणा । ु 

चण्डालिका [ चण्डाल-|- ठन्‌--टाप्‌ | चण्डाल की वीणा ! 

चण्डिका [ चण्डी---कन्‌ -- टाप, ह्ृस्वः ] दुर्गा देवी । 


चण्डिसन्‌ (पुं०) [ चण्ड-|-इमनिच ] . आवेश, उम्रता, 
तीक्ष्णता, क्रोध, 2. गर्मी, ताप । , 

चण्डिल: [ चंड-[-इलच्‌ | नाई । 

चतुर (सं० वि०) [ चत्‌--उरन्‌ ] (नित्य बहुबचनांत, 
पु० चत्वारः, स्त्री० चतस्रः, नप्‌० चत्वारि) चार 
“-चत्वारो वयमृत्विज:--वेणी ० १।२२, चतम्नोज्वस्था 
बाल्य कौमारं यौवन वार्धक चेति, चत्वारि श्वृद्भा त्रयो- 
धस्य पादा: आदि--शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने 
मीलयित्वा--मेघ० ११०, समास में चतुर्‌ का र 
विस बन जाता है और विसर्ग कई स्थानों पर स्‌ 
या ष्‌ में परिणत हो जाता हैं अथवा अपरिवर्तित रहता 
हैं। सम०--अंश: चतुर्थ भाग,-- अड्भू (वि०) चार 
सदस्यीय, चार दल यूक्‍त, (-गम्‌) 4. हाथी, रथ, घोड़े 
और पदाति इन चार अंगों से सुसज्जित सेना--एको 
हि खंजनवरों नलिनीदलस्थो दृष्ट: करोति चतुरज़ब- 
लाधिपत्यम्‌--श्वरृंगार ० ४, चतुरद्भबलो राजा जगतीं 
वशमानयेत्‌, अहं पञ्चा|द्भुबलवानाकाशं वशमानये-- 
सुभा० 2. एक प्रकार को शतरंज, -अन्त (वि० ) चारों 
ओर सीमायुक्त --भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी-- 
श० ४]१९,-अन्ता पृथ्वी,---अज्ञीत (वि० ) चौरासिवाँ, 
-अशोीति (वि० स्त्री०:) चौरासी,---अश्र,---अख्र 
(वि०) (अश्रि,--स्रि के स्थान पर) . चार किनारों 
वाला, चतुष्कोण---रघ्‌ ० ६६१० 2. सममित, नियमित 

४७ 


या सुन्दर, सुडौल--बभूव तस्याइ्चतुरस्रशोभि वपु: 
““कऊु० १३२, (श्रः,--ल्र:) वर्गाकार,--अहमस चार 
दिन का समय---आनन: ब्रह्मा का विशेषण---इत रता- 
तापशतानि यथेच्छया वितर तानि सहे चतुरानन-उद्भूट, 
“आश्रम ब्राह्मण के घामिक जीवन की चार अव- 
स्थाएँ,---उत्तर (वि०) चार बढ़ा कर,--कर्ण (चतु- 
ष्कर्ग) (वि०) केवल दो व्यक्तियों द्वारा ही सुना 
गया,--कोण (चतुष्कोण) (वि०) वर्ग, चार कोनों 
बाला, (ण:) वर्ग, चतुर्भज, चार पाश्व वाली आकृति 
--गतिः 4. परमात्मा 2. कछवा,--गण (वि०) चार- 
गणा, चोहरा, चोलड़ा,--चत्वारिशत्‌ (चतुरुचत्वा- 
रिशत्‌ ) (वि०) चवालीस, रिश्ञ चवालिसवाँ,-णवत 


(चतुर्णवत) (वि०) चौरानवेवाँ या चौरानवे जोड़ 
कर--चतुण वतं शतम्‌--एक सौ चौंरानवे,--दंत: इन्द्र 
के हाथी ऐरावत का विशेषण,--दश (वि०) चौदहवाँ 
“देंशन्‌ (वि०) चौदह, रत्नानि (ब० व०) समुद्र 
मंथन के परिणामस्वरूप समुद्र से प्राप्त १४ रत्न 
(इनके नाम निम्नांकित मंगरलाष्टक में गिनाय गये 
है:--लक्ष्मी: कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा 
गावः कामदुघा: सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाजड्रना:, अश्वः 
सप्तम्‌खो विष हरिधनु: शछूखो5मृतं चाम्बुधे रत्नानीह 
चतुद्दश प्रतिदिन कुयू: सक्मु मज्भलम, “विद्या: (ब० 
व०) चोदह विद्याएं (वे यह है:--षडंगमिश्रिता वेदा 
धमंशास्त्र पुराणकम्‌, मीमांसा तकमपि च एता विद्या- 
इचतुदेश ),--दक्शी चांद्रपक्ष का चौदहवाँ दिन,--दिशन्‌ 
सामूहिक रूप से चारों दिशाएँ,--दिशम्‌ (अव्य०) 
चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में,---दोलः:,--लम 
राजकीय पालकी, - द्वारम. चारों दिशाओं में चार 
द्वारों वाला मकान 2. साम्‌हिक रूप से चारों द्वार, 
-“-नवति (वि०-स्त्री०) चौरानवे,--पछञ्च (वि०) 
( चतु: पंच या चतुष्पंच) चार या पांच,--पञ्चागमत 
(स्त्री०) (चतु:पञचाशत, चतुष्पञझचाशत्‌ ) चब्वन, 
“पंथ: (चतुः पथः, चतुष्पणच:) (थम्‌-भी) वह 
स्थान जहाँ चार सड़क मिलें, चौराहा,--मनु ० ४३९ 
९।२६४, (थः) ब्राह्मण,--पद (वि०) (चतुष्पद:) 
. चार पैरों वाला 2. चार अंगों वाला (द:) चौपाया 
(दी) चार चरण का इलोक--पद्म चतुष्पी तच्च 
वृत्त जातिरिति द्विधा---छं० १,--पाठी (चतुष्पाठी) 
ब्राह्मणों का विद्यालय जिसमें चारों वेदों का पठन- 
पाठन होता ही । --पराणि: (चतुष्पाणि:) विष्णु 
का विशेषण,--पाद--द (चतुष्पाद-द) (वि०) 
, चौपाया 2. पाँच सदस्यीय या .पाँच भागों वाला, 
(१०) . चौपाया 2. (विधि में) न्यायांग की एक 
कार्यविधि (अभियोगों की जाँच पड़ताल) जिसमें 
चार प्रकार को प्रक्रियाएँ हों अर्थात्‌ तक, पक्षसमर्थन 


( ३७० ) 


प्रत्यक्ति, निर्ण॑ य,--बाहु: विष्णु की उपाधि (हु-नपू ०) 
वर्ग---भद्रम चारों पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ काम तथा 
मोक्ष) की समष्टि,--भाग: चौथाभाग चौथाई,-- भज्‌ 
(वि०) . चतुष्कोण 2. चार भुजाओं वाला--भग ० 
११।४६, (पूं०) विष्णु की उपाधि--रघु० १६॥३, 
(तप्‌ ०) वर्ग,-- मासम चातुर्मास्य, चौमासा (आषाढ 
सुदी एकादशी से कातिक सुदी दशमी तक ),--मख 
(वि०) चार मह वाला (ख:ः) ब्रह्मा का विशेषण 
त्वत्त: सर्व॑ चतुमंखातू--रघुं० १०२२, (खम्‌ ) 
4. चार मह-कु० २११७ 2. चार द्वार वाला मकान 
--युगम चार यूगों की समष्टि,-- राजसम (चतृरात्रम 
चार रात्रियों का समह,-- वकत्र: ब्रह्म का विशेषण 
>-बगें: मानव जीवन के चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष ) का समह--रघु ० १०।२२,--वर्ण: 
हिन्दुओं की चार श्रेणियाँ या जातियाँ अर्थात्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य और श॒द्र--चतुव णमयो लोक: --रघु ० 
१ ०।२२,-वर्षिका चार वर्ष की आय की गाय,--विदश 
(वि०) . चौबीस 2. चौबीस जोड़कर ज॑से कि 
चतुविशशतम्‌-- १२४) ,--विशति (वि० या स्त्री०) 
चौबीस,--विशतिक (वि०) २४ से य॒क्‍त,--घिद्य 
(वि०) जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हैं 
>'विध (वि०) चार प्रकार का, चौतही,-- वेद 
(वि०) चारों वेदों से परिचित (दः) परमात्मा, 
>-््यूहः विष्ण का नाम (हम) आयवंदविज्ञान 
-“-शालम (चतु: शालम्‌, चतुश्शालम, चतु: शाली 
चतुश्शाली) चार मकानों का वगं, चारों ओर चार 
भवनों से घिरा हुआ चतुष्कोण,--षष्टि (वि०्या 
सत्री०)) चोॉसठ कला (ब० व०) चौंसठ कलाएँ, 
- -सप्तति (वि० या स्त्री०) चौहत्तर,-- हायन,--ण 
(वि०) चार वर्ष की आय का (इस शब्द का स्त्री 
लिड्ररूप आकारान्त हैं यदि निर्जीव पदार्थों का ही 
उल्लेख हैं; और यदि सजीव जन्‍न्तुओं से अभिप्राय हैं 
तो यह सब 'ईकारान्त' बन जाता हैं ),--होी त्रकम 
चारों ऋत्विजों (पुरोहितों) का सम्‌ ह । 

चतुर (वि०) | चत्‌+-उरच्‌ |] 7. होशियार, कुशल 
मेघावी, तीक्ष्णबद्धि--सर्वात्मना इतिकथाचतुरेव दूती 
--मुद्रा० २९ अमरु १५।४४, मृगया जहार चतुरेव 
कामिनी--रघु० ९।६९, १८।१५ 2. फुर्तीला, द्रुत- 
गामी या तेज 3. मनोज्ञ, सुन्दर, प्रिय, रुचिकर--न 
पुनरेति गतं॑ चतुरं वयः--रघु० ९।४७, कु० १४७ 


३।५, ५।४९,--रस्‌ . होशियारी, मेघाविता 
2. हस्तिशाला । 
चतुर्थ (वि०) (स्त्री०--थी ) [ चतुर्णां प्रण: डट थक 


च्‌] चौथा,--थेंम चौथाई, चौथा भाग। सम० 
-आश्रम: ब्राह्मण के धामिक जीवन की चौथी अवस्था 


संन्यास,-भाज (वि०) अपनी प्रजा से आय का 
चतुर्थाश ग्रहण करने वाला, राजा, (अर्थ संकट के 
अवसर पर ही चतुर्थाश लेना विहित हैं अन्यथा प्रच- 
लित केवल छठा भाग हें) 

चतुथक (वि०) | चत॒र्थ+कन्‌ ] चोथा,-- कः चौथया 
ज्वर (जो हर चार दिन के बाद आता हूँ) चौथिया। 

चतुर्थी | चतुर्थ +छीप ]. चांद्र पक्ष का चौथा दिन 
2. (व्या० में) संप्रदान कारक। सम०- कमंन्‌ 
(नप्‌ ०) विवाह के चौथे दिन किया जाने वाला 
सस्कार । 

चतुर्धा-- (अव्य० ) 
चारग्‌णा । 

चतुष्क (वि०) | चतुरवयव॑ चत्वारोइवयवा यस्य वा कन | 
. चार से यक्त 2, चार बढ़ा कर--<द्विक त्रिक॑ चतुष्क 
च पञ्चकं च शर्ं समम्‌--मन ०८। १४२ (अर्थात्‌ १०२, 
१०२, १०४, या १०५ या दो से पाँच प्रतिशत का 
ब्याज ) ,--कमस्‌ 4. चार का समृह 2. चौराहा 3. चौकोर 
आंगन 4. चार स्तंभों पर अवस्थित भवन, कमरा या 
सुकक्ष-- कु ०५१६९, ७।९,-- ध्की . एक चौकोर बड़ा 
तालाब 2. मच्छरदानी, मसह री 

चतुष्टय (वि०) (स्त्री०--यी) | चत्वारोउबयवा विधा- 
अस्य तयप्‌ ] चारगुणा, चार से यक्‍त- पुराणस्य कवे- 
स्तस्थ चतुर्मखसमी रिता, प्रव॒ृत्तिरासीच्छब्दानां चरि- 
तार्था चतुष्टयी । कु० २१७,- यम्‌ चार का समह 
--एकंकमप्यनर्थाय क्रिम यत्र चतुष्टयम्‌-- हि०प्र ०११, 
कु० ७।६२, मासचतुष्टयस्य' भोजनम्‌ू-हि० १ 2. वर्ग । 

चत्वरम [ चत-+७ष्वरच | . चौकोर जगह या आंगन 
2. चौराहा (जहाँ कई सड़कें मिले )--स खल श्रेष्ठि- 
चत्वरे निवसति--मच्छ० २ 3. यज्ञ के लिए तैयार 
गी गई समतल भूमि । 

चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) | चत्वारों दशते: परिनाणमस्य-- ब० 
स०, नि० | चालीस । 


चत्वाल: | चत्‌ + वाला ] . यज्ञाग्नि रखने के लिए या 
आहुति देने के लिए भूमि खोद कर बनाया गया हवन- 
कुड 2. कुशधास 3. गर्भाशय । 

चद्‌ (भ्वा० उभ०--चदति- ते) कहना, प्रार्थना करना । 


चदिर: | चद्‌ू-किरच्‌, नि० ]. चन्द्रमा 2. कपूर 3. हाथी 
4. साँप । 

चन (अव्य०) नहीं, न केवल, भी नहीं (अकेला कभी 
प्रयक्‍त नहीं होता, बल्कि सर्वनाम "किम तथा इससे 
व्यत्पन्न शब्दों (कद्‌, कथम्‌, क्व, कदा, कुतः आदि ) 
साथ प्रयक्त होकर अनिश्चयात्मक अर्थ को व्यक्त 
करता हँ--दे० 'किम्‌ के नी०) | कई विद्वान्‌ 'चन 
को पथक्‌ शब्द न मान कर केवल (च) और (न) 
का संयोग मानते हूँ] । 


[ चतुर--धा | चार प्रकार से, 


( ३२७१ ) 


चन्द (भ्वा० पर०--चन्दति, चन्दित) . चमकना, प्रसन्न 
" होना, खुश होना । 

चन्द: | चन्द-- णिच्‌ --अच्‌ | . चन्द्रमा, कपूर । 

चन्दन:,-नभ्‌ | चन्द्‌ - णिच्‌ -ल्यूट ] चंदन (चंदन का 


१(।२४ (त:,--तम्‌ ) रात को खिलने वाला रवेत कुम्‌द 
(तम्‌) चन्दन की लकड़ी--कला चन्द्रमा की रेखा 
”राहोश्चन्द्रककामिवाननचरी देवात्समासाद्य मे-मा ० 
५।२८,--कान्ता . रात 2, चाँदनी,--कान्ति: चांदनी 


वक्ष, इसको लकड़ी या इससे तंयार किया गया कोई 
स्तिग्ध पदार्थ--सुगंध और शीतलूता की दृष्टि से 

अत्युत्तम समझा जाता हु) । अनलायागरुचन्दनैधसे 
“रघु० ८७१. मणिप्रकरारा: सरसं च चंदन श्चौ प्रिये 
यांच्ति जनस्य सेव्यताम्‌ --ऋतु० १२, एवं च भाषते 
लोकश्चन्दनं॑ किल शीतलम, पुत्रगात्रस्थ संस्पर्शइचन्द- 
नादतिरिच्यते---पंच ० ५।२०, बिना मलयमन्यत्र चंदन 
न प्ररोहति--१।४१। सम०---अचलः-अद्वि:-- गिरि:, 
मलय पव॑त,--उदकम्‌ चन्दन का पानी,-- पुष्पम लौंग, 
“सार: अत्यंत श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी । 


चन्दिर: | चन्द्‌---किरच्‌ ] . हाथी 2. चन्द्रमा --अपि 


चे मानसमम्बुनिधियेशों विमलशारदचन्दिरचंन्द्रिका 
“भामि० १।११३, मुकुन्दमखचन्दिरे चिरमिदं चको- 
रायताम्‌--४। १ । 


चन्द्र: | चन्द्‌ -णिच्‌ - रक्‌ ] 4. चन्द्रमा, यथा प्रह्नाद- 


ताच्चन्द्र:--रघु० ४॥१२, हतचन्द्रा तमसेव कौमृदो 
-:८।३७, न हि संहरते ज्योत्स्तां चन्द्रश्चांण्डालवेदमनि 
+हि० १६१, मुखं,, वदन” आदि; पयप्तिचन्द्रेव 
शरत्त्रियामा--कु० ७।२६ (पौराणिकवृत्त के लिए दे० 
सीम) 2. चन्द्र ग्रह 3. कप्र--विलेपनस्याधिकचन्द्र- 
भागताविभावनाच्चापललाप पाण्डुताम--नै० १५१ 
4. मयूर पंखों में 'आँख' का चिह्न 5. जल 6. सोना 
(जब “चन्द्र शब्द समास के अन्त में प्रयुक्त होता है 
तो इसका अथथ होता हँ-दश्रेष्ठ, प्रमुख, श्रीमान्‌ यथा 
पुरुषचन्द्र., “मनुष्यों में चन्द्रमा अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ या 
महानुभाव व्यक्ति ),-द्रा . इलायची 2. खला कमरा 
(जिस पर केवल छत ही हो) । सम ०. “अंशः चन्द्र मा 
को किरण,--अर्धे: आधा चन्द्रमा, चडामणि:, 'मौलि: 
शेश्वर: शिव के विशेषण,-आतपः . चाँदनी 2. चंदोआ 
3. श्रशस्त कक्ष (जिसकी केवल छत ही हो ),-आत्मज:, 
““औरसः--जः--जात:,--तनय: --ननन्‍्दन:,--पुत्र: बध- 
प्रह. आनन (वि०) चन्द्रमा जेसे मुख वाला (नः] 
कातिकेय का विशेषण,--आपीड: शिव का विशेषण, 
“ आभास: 'झूठा चंद्रमा वास्तविक चन्द्रमा से मिलती 
जुलती आकाश में दिखाई देने वाली आक्ृति,-आह्वय: 
कप्र, --इष्टा कमल का पौधा, कमलों का समह, रात 
को कुमुदिनी का खिलना,---उदयः चन्द्रमा का उगना, 
““उपलः चन्द्रकांतम णि-कान्त: चंद्रकांतमणि (चन्द्रमा 
के प्रभाव से कहते हैं इस मणि से रस झरता हूँ) 
“बद्रवति च हिमरइ्मावुद्गते चन्द्रकान्त:---उत्तर० 
६१२, शि० ४॥५८, अमरु ५७, भतं ० १॥२१, मा० 


नीवीध नी न-.-.-ग€«€_-न-_* चीचनीीण।+क्कन तन काजल "परमार पमनूक 2... 


(नपुं०) चाँदी,--क्षयः चांद्रमास का अंतिम दिन 
(अमावस्या) या नूतनचन्द्रदिस जब कि चन्द्रमा 
दिखाई नहीं देता,--ग्रहम्‌ कर्क राशि, राशिचतक्र में चौथी 
राशि, - गोल: चन्द्रलोक, चन्द्रमंडल,-गोलिका चाँदनी, 
5 ग्रहणम्‌ चन्द्रमा का राहुग्रस्त होना,-चडचला छोटी 
मछली, ---चूड:---चूडामणि: - मौलिः.--शेखर: शिव 
के विशेषण --रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर:-- कु० ५।५८, 
८६, रधु० ६।२४,--दारा: (पुं०, ब० व०) “चन्द्रमा 
की पत्नियाँ २७ नक्षत्र (पुराणों की दृष्टि से यह दक्ष 
को पुत्रियाँ थी और चन्द्रमा को ब्याही गई थीं), 
“आयुति: चन्दन की लकड़ी (स्त्री०) चांदनी,--नामन्‌ 
(प्‌ृ०) कपूर,--पाद: चन्द्रकिरण--मेघ० ७०, मा० 
२।१२,--प्रभा चन्द्रमा का प्रकाश,--बाला . बड़ी 
इलायची 2. चांदनी,---बिदु: अनुस्वार (०) का चिह्न 
“भेसस्‍्मन्‌ (नपुं०) कपूर,--भागा दक्षिणभारत की 
एक नदी,--भास: तलवार दे० चंद्रहास,--भूति(नप ०) 
चाँदी,--मणि: चन्द्रकांत मणि,-रेखा,--लेखा चन्द्रमा 
की कला,--रेणु: साहित्यचोर,--लोक: चंद्रसंसार 
“:छोहकम्‌,---लोहम्‌,--लोहकम्‌ चाँदी,-बंश: राजाओं 
का चन्द्रवश, भारत के राजवंशों में दूसरी बड़ी पंक्ति, 
“वंदन (वि०) चन्द्रमा जेसे मुख वाला,- ब्रतम एक 
प्रकार को प्रतिज्ञा या तपस्या--चांद्रायण,--शाला 
. चोब!रा (घर में सबसे ऊपर की मंजिल का कमरा) 
एरघु० १३॥।४० 2. चाँदनी,--शालिका चौबारा, 
ऊशिला चेंद्रकांसमणि--भट्टि ० ११।१५,-- संज्ञ: 
कपूर,-- संभव: बुध (बा) छोटी इलायची,---सालो- 
क्यम्‌ चांद्र स्वर्ग की प्राप्ति--हन्‌ (नपुृ०) राहु का 
विशेषण,---हास: . चमकीली तलूवार 2. रावण की 
तलवार--है पाणय: किमिति वाञऊुछथ चन्द्रहासम्‌ 
जालरा० १।५६, ६१ 3. केरल का एक राजा, 
सुधामिक का पुत्र (यह मूलनक्षत्र में पेदा हुआ था, 
और इसके बायें पर में छः अंगलियाँ थी, इसी कारण 
इसका पिता छात्रुओं द्वारा मारा गया और यह अनाथ 
और दरिद्र हो गया । बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ 
उसका राज्य उसे फिर मिल गया। जिस समय 
अश्वमेध के घोड़े के साथ घुमते हुए कृष्ण और अर्जुन 
देक्षिण में आये तो इसने उनसे मित्रता कर ली) । 


चन्द्रक: [चन्द्र / कन | . चाँद 2. मोर के पंखों में आँख 


का चिह्न 3. नाखून 4. चन्द्रमा के आकार का वृत्त 
(पानी में तेल की बूँद गिरने से बन जाता है) । 


चन्द्रकिन्‌ (१०) [चन्द्रक--इनि] मोर,--शि० ३॥४९। - 


( रे७२ ) 


चन्द्रमस (पं ०) [चन्द्र+मि--असुन्‌, मादेश: | चाँद,-नक्षत्र- 
ताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसंव राच्रि:--रघु० 
६।२२। 

चन्द्रिका [चन्द्र- ठन-+-टाप्‌] . चाँदनी, ज्योत्स्ना---इत 
स्तुति: का खल चन्द्रिकाया यदब्धिमप्यत्त रलीकरोति 
“॥न० ३।११६, रघृ० १९।३९, कामक: कुम्भीलकरच 
परिहतव्या चन्द्रिका--मालवि० ४ 2. (समास के 
अन्त में) विशदीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश 
डालना । अलंकारचंद्रिका, काव्यचंद्रिका-तु ०-कौम्‌ दी 
3. जगमगाहट 4. बड़ी इलायची 5, चन्द्रभागा नामक 
नदी 6. मल्लिका लता । सम०--अम्बुजमस्‌ चन्द्रोदय 
होने पर खिलने वाला कुमुद,--द्राव: चन्द्रकांतमणि: 
--पायिन्‌ (पं०) चकोर पक्षी । 

चन्द्रिल: [चन्द्र इलच ] . शिव का विशेषण । 


चप | (म्वा० पर०- चपति) सांत्वना देना, ढाढस देना । 
॥ (चुरा० उभ०--चपयति---ते) पीसना, चूरा 
करना, माडना । 

चफ्ट: --चपेट: 

चपल (वि०) [चप्‌ --कल, उपघोकारस्याका र: | . हिलने- 
डुलने वाला, कपमान, थरथरानेवालाउ-कुल्याम्भोभि 
पवनचपले: शाखिनों घौतमूला:--श ० ११५, चपला- 
यताक्षी--चौर० ८ 2. अस्थिर, चंचऊल, चलचजित्त, 
दोलायमान--शा० २।११, चपरूमति आदि 3. भंगुर, 
अनित्य, क्षणिक--नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जी- 
वितमतिशयचपलम--मोह ० ५ 4. फ़र्तीला, चंचल 
चस्त-(गतम्‌) शैशवाच्चपलमप्यशोभते--का० ११८ 
5. विचारशन्य, अविवेकीज्तुटचापलकाज--लणशाः मछली 
2. पारा 3. चातक पक्षी 4. क्षय 5. सुगंध द्रव्य । 

चपला [चपल--टाप्‌) 4. बिजली---कु रवककुसुम॑ चपला- 
सुषम रतिपतिमगकानने--गीत ० ७ 2. व्यभिचारिणी 
स्त्री 3. मदिरा 4, घन की देवी लक्ष्मी 5. जि ला । 
सम ०--जनः चंचल तथा अस्थिरमन स्त्री। शि० 
२।१६। 

चपेट: [चप ---इट-|- अच ] . थप्पड़ 2. चाटा । 

चपेटा, चपेटिका [चपेट्‌+-टाप्‌, चपेट--कन्‌ --टाप, इत्वम्‌ | 
चाँटा--खण्डको पाध्याय: शिष्याय चपेटिकां ददाति 
- मंद्ट० । 

चम (भम्वा० पर०-चमति, चान्‍्त) 4. पीता, आचमन 
करना, चढ़ा जाना,--चचाम मध्‌ माध्वीकम्‌ --भट्ि ० 
१४॥९४ 2. खाना, आ--, (आ--चामति ) . अचमन 
करना, एक सांस में पी जाना, चाटना-- नाचेमे 
हिममपि वारि वारणन-कि० ७। ३४, भामि० ४३८ 
उत्तर० ४॥१ 2. चाट लेना, पी जाना, सोख लेना 
--आचामति स्वेदलवान्मखे ते--रघु० १३॥२० 
९६८ | हं 


चसत्करणम्‌, चमत्कार:, चमत्कृतिः (स्त्री०) . विस्मय, 
आइचय 2. खेल, तमाशा 3. काव्य सौन्दर्य (जिससे 
काव्यरस की अनुभूति होती हैं )---चेतशचमत्कृतिपदं 
कवितेव रम्या--भामि० ३।१,तदपेक्षया वाच्यस्यव 
चमत्कारित्वात्‌--काव्य ० १। 
चमरः [चम्‌ --अरच्‌| एक प्रकार का हरिण,--र:,--रम्‌ 
चौरी (प्रायः चमर मग की पछ से बनी ),--री, चमर 
की मादा--यस्याथ य क्‍्त॑ गिरिराजशब्द॑ कुवेन्ति बाल- 
व्यजनंश्चमय: कु० १॥१, ४८, शि० ४६०, मेघ० 
५३ | सम०--पुच्छम्‌ चमर की पंछ जो पंखे का काम 
देती है, (-च्छः) गिलुहरी । 

चमरिक: | चमर-+ठन्‌ ] कोविदार वृक्ष, 

का पेड़ । 

चमसः,--सम्‌ [चमत्यस्मिन नम- असच तारा०| सोमपान 
करने का लकड़ी का चमचे के आकार का यज्ञ पात्र, 
>सयाज्ञ० १।१८३, (“चमसी भी) । 

[: (स्त्री०) [चम--ऊ] सेना--१यतां पाण्डप्ुत्राणामा- 
चाय महतीं चमम्‌--भग० १।३, वासवीनां चमूनाम्‌ 
>-मैघ० ४३, गजवती जवतीन्रहया चमू:--रघु ० 
९१० 2. सेना का एक भाग जिसमें ७२५९ हाथी, 
७२९ रथ, २१८७ सवार तथा ३६४५ पदाति हों। 
सम०--चरः सेनिक, योद्धा,--नाथः, प:,--पतिः 
सेनापति, कमांडर, सेना नायक--रघु० १३॥७४, 
-हरः शिव को उपाधि । 

चम्‌्रु: | चम्‌ - ऊर, उत्वम | एक प्रकार का हरिण-चकासत॑ 

चारुचम्रुचमंणा --शि० १॥८ । 
चम्प्‌ (चुरा० उभ०---चम्पयति--ते ) 
फिरना । 

चम्पक: [चम्प--ण्व॒छ | 4. चम्पा नामक पौधा जिसके पीले, 

सुगंघयकक्‍त फल लगते हूँ 2. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, 
कम इस वक्ष का फल--अद्यापि तां कवकचम्पक- 
दामगौरीम--चौर ० १। . सम ०--माला चम्पाकली 
स्त्रियों का एक आभषण जो गले में पहना जाता है 
2. चम्पा के फलों की माला 3. एक प्रकार का छंद 
दे० परिशिष्ट,--रम्भा केले की एक जाति | 


चम्पकाल: | चम्पकेन पनसावयवविशेषण अलति, चम्पक 
+अल--उण्‌ | कटहल का पेड़ । 

चम्पकाबती, चंपा, चंपावती | चम्पकर-+मतप्‌ --डीप, वत्व 
दीघेश्च, चम्पू+अच्‌ --टापू, चम्पा+-मतप्‌-+-झछीप 
वत्वं | गंगा के किनारे एक प्राचीन नगर, अंगदेश की 
राजधानी, वर्तमान भागलपुर । 

चम्पालु -- चम्पकाल । 

चम्पः (स्त्री०) | वम्पू-ऊ | एक प्रकार का काब्य जो 
गद्य ओर पद्य दोनों रचनाओं से यक्‍त होता है तथा 
जिसमें एक ही विषय की चर्चा होती ह--गद्यपद्यमर्य 


कंचनार 


जाना, चलतवा- 


चंध:ः 


( रे७रे ) 


काव्यं चम्प्रित्यभिधीयते--सा० द० ५६९, उदा० 
भोजचंपू, नलचंपू और भारतचंपू आदि । 


[ (भ्वा० आ०--चयते ) किसी जगह जाना, हिलना- 


जलना । 

| चि-|-अच |] . संघात, संग्रह, समृच्चय, ढेर, राशि 
--चय स्त्विषामित्यवधारित पुरा--शि० १।३, मदां 
चयः:--उत्तर ० २।९, मिट॒टी का ढेर, कचानां चय 
--भतं ० १।५, बालों का मींढीं (गच्छा), इसी प्रकार 
चमरीचय:--शि० ४॥६० कुसुमचय तुथारचय आदि 
2. किसी भवन की नींव की मिट॒टी का टीला 3. किले 
की खाई की मिट॒टी का टीला 4. दुगप्राचीर 5. किले 
का द्वार 6. तिपाई, चौको 7. भवनों का सम्‌ह, विशाल 
भवन 8. लक ड़ियों का चढ्ा । 


चयनम्‌ [चि--ल्यट्‌| 4. चुनना, बीनना (फूल आदि का ) 


2. ढेर लगाना, चट्टा लगाना | 


चर (भ्वा० पर ०--चरति, चरित) . चलना, घूमना, इधर- 


उद्चर जाता, चक्‍कर काटना, भ्रमण करना--नष्टा- 
दशझुका हरिणशिशवों मन्दमन्दं चरन्ति-श० ११५, 
(यहाँ “'चर्‌ का अथ घास चरना भी हूं )-इन्द्रियाणां 
हि चरताम ---भग ० २।६७, कपयश्चे हरातंस्य रामस्येव 
मनोरथा:--रघ० १२॥५९, मनु० २।२३, ६।६८ 
८।२३६, ९।३०६, १०।५५ 2. अभ्यास करना, अनु- 
ष्ठान: करना, पयवेक्षण करना---चरतः किल दुश्चरं 
तप:--रघ्‌० ८।७९, याज्ञ ० १॥६०, मनु० ३।३०, 
3. करना, व्यवहार करना, आचरण करना (प्राय: 
अधि०' के साथ )---च रन्तीनां च कामत:-मनु ० ५९० 


९।२८७, आत्मवत्सवभृतेष यहचरेत्‌-- महा ०, तस्यां त्वं 


साध नाचर:--रघ० १॥७६, (यहाँ पर धातु आचर 
भी हो सकती है) 4. घास चरना---सुचिरं हि चरन 
शस्यं--हि० ३।९ 5. खाना, उपभोग करना 6. काम 


में लगना, व्यस्त होना 7. जोना, चलते रहना, किसी _ 
न किसी अबस्था में विद्यमान रहना। प्रेर०-चारयति 


. चलाना, हिलाना-जूलाना 2. भेजना, निदेश देना, 


हिलाना 3. दूर करता 4. अनुष्ठान करना, अभ्यास 
कराना 5. संभोग कराना,---अति . अतिक्रमण करना 


उल्लंघन करना, अवज्ञा करना 2. अत्याचार करना, 
अनु---, अनुकरण करन।, अन्बा--नकल करना, पीछे 
चलना, अप--, . अतिक्रमण करना, अत्याचार करना 


2, अवज्ञा करना, अभि---, त. अपराध क रना, उललंबन 


करना 2. (पति के रूप में) विश्वास खो देना, धोखा 
देना --मन ० ५।११६२, ९।१०२ 3. जादू करना, मंत्र 
फंकना--तथवाभिचरन्नपि--याज्ञ ० १२९५, ३।२८९, 

आ--, !. कम करना, अभ्यास करना, करना, अनु- 
प्ठान करना--तपस्विकन्यास्वविनयमाचरति--श ० 
१।२५, त्वं च तस्यष्टमाचरे:--विक्रम ० ५।२०, रघु ० 


का फिल्ककर----- तखकमओ के वतन खत हु 


3. 


१॥८९, मनु० ५११५६, न चाप्याचरित: पूर्वेरयं धम: 
--महा ० 2. वर्ताव करना, व्यवहार करना, आचरण 
करना--पुत्रमिवाच रेत्‌ शिष्यम--सिद्धा ०, पुत्र मित्र- 
वदाचरेत्‌ -- चाण० ११ 3. घमना, इधर-उधर फिरना 
4. आश्रय छेना, अनुसरण करना-रघु ० ४॥४४, उद-, 
. ऊपर जाना, उठना, निकलना, आगे वढ़ना --- शि० 
१७५२, 2. उठना, प्रकट होना, (शब्द) निकलना 
-उच्चचार निनदो5म्भसि तस्या:-- रघु० ९॥७३, १५ 
४६, १६।८७, कोलाहलूध्वनिरुदचरत्‌--का० २७ 
3. बोलना, उच्चारण करना--शब्द उच्चरित एव 
मामगात्‌ --रघु० ११७७३ 4. मलोत्समे करना, 
पुरीषोत्सतण करना--तिरस्क्वत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्र- 
तृणादिना--मनु ० ४४४९ 5. (आ० में प्रयोग) (क) 
उत्कमण करना, विचलित होना--भटद्ठधि ० ८।३१, 
(ख) उठना, चढ़ना--ने ० ५।४८, प्रेर० बुलवाना 
उच्चारण करवाना, उप---, त. सेवा करना, हाजरी 
देना, सेवा में प्रस्तुत रहना--गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा 
सुकेशी---कु ० १॥६०, सममुपचर भद्रे सुप्रियं चाप्रियं 
च--मृच्छ ० १।३१, रघृ० ५६२, मनु० ३॥१९३ 
2. (रोगी की) सेवा करना, चिकित्सा करना, परि- 
चर्या करता 3. व्यवहार करना 4. निकट जाना, दुस-, 


ठंगन।, धोखा देना, परि,----!. जाना, इधर उधर 
घूमना 2. सेवा-शुश्रूषा करना, सेवा करना या सेवा में 
उपस्थित रहना -मन्‌ ० २।२४३, भरत ० ३।४० 3. देख 
भाल करना, परिचर्या करना, सेवा करना, प्र,--. इधर 
उधर चलना, एठ कर चलना 2. फलना, प्रचलित 
होना, वर्तमान होना 3. (प्रथा का) प्रचलन होना 
4. काय आरंभ करना, मार्ग अपनाना, काये करने 
लगना--मनु ० ९२८४, (प्रेर०) इधर उधर फिराना, 
वि,--. इधर उधर घूमना, भ्रमण करना,--रघु ० 
२।८, मेघ० ११५ 2. करना, अनुष्ठान करना, अभ्यास 
करना 3. कम करना, बर्ताव करना, व्यवहार करना, 


(प्रेर०) 4. सोचना, विचारना, मनन करना 2. चर्चा 
करना, वादविवाद करना--रघ ० १४।४६ 3. हिसाब 
लगाना, अन मान लगाना, हिसाब में गिनना, विचार 
करना--परेषा मात्मनश्चव यो विचाय बलाबलूम्‌-पंच ० 
३, सुविचाय यत्कृतम--हि० १२२, व्यभि,---. पथ- 
अ्रष्ट होना, विचलित होना 2. उल्लंघन करना, 
विश्वास घात करना 3. कपटपूर्ण व्यवहार करना, 
सम्‌--(आ० जब कि करण» के साथ प्रयोग हो) 
. चलना, घृमना, जाना, गजरना, इधर उधर फिरना 
्सयाने: समचरन्तान्ये--भटद्वि ० ८।३२, क्वचित्पथा 
सचरते सुराणाम--रघ० १३॥।१९, न० ६।५७, सच- 
रतां घनानां--कु० १।६ 2. अभ्यास करना, अनुष्ठान 
करना 3. दे देना, हस्तांतरित होना । (भ्रर०). इधर 


जब 


( रे७४ ) 


उधर भेजना, नेतृत्व करना, संचालन करना,-श०५।५ --अंद्रि,--क्ष्माभूत (7०) पश्चिमी पव॑त (सूय 
2. फलाना, इधर उधर घमाना 3. पहुंचाना और चन्द्रमा इसके पीछे डी अस्त हो जाने वाले मान 
समाचार देना, दे देना, सौंप देना 4. चरने के लिए जाते हैं ),---अवस्था अन्तिम दशा ([बंढ़ापा ),--काह 
मुड़ता । म॒त्यु को घड़ी । 


चर (वि०) (स्त्री०--री) [ चर--अच्‌ ](. हिलने-जुलते | चरिः | चर्‌--इन्‌ ] जीव, जन्तु । 
वाला, जाने वाला, चलने वाला (समास के अन्त में) | चरित (भू० क० कृ०) [चर्‌-क्त ] . घूमा हुआ या 


2. कांपता हुआ, हिलता हुआ 3. जंगम दे० “'चराचर' फिरा हुआ, गया हुआ 2. अनुष्ठित, अभ्यस्त 3. अवाप्त 
--मनु० ३।२०१, भग० १३।१५ 4. सजीव-मनु० 4. ज्ञात 5. प्रस्तुत.--तम्र 4. जाना, हिलना-जलना 
५२९, ७।१५ 5. (प्रत्यय की भांति प्रयकक्‍त) पृव- माग, कम करना, करना, अभ्यास, व्यवहार, कृत्य, कम 
कालीन, भूतपूर्व आहृयचर --जो पहले घनवान्‌ था --उदारचरितानां --हि० १।७०, सर्वे खलस्य चरितं 
इसी प्रकार देवदत्तचर, अध्यापकचर (भूतपूव अध्या- मशक: करोति--१।८१ 3. जीवनी, आत्मजीवनी, 
पक ),--रः . दूत 2. खंजन पक्षी 3. जूआ खंलना साहसकथाएं, इतिहास, कहानी--उत्तरं रामचरित 
4. कौड़ी 5. मंगलग्रह 6. मंगलवार । सम०- -अचर प्रणीत॑ प्रय ज्यते-उत्त र ० १२, इसी प्रकार 'दशकुमार- 
(वि०) जंगम और स्थावर--चराचराणां भूतानां चरितम्‌ आदि। सम०-अर्थ (वि० ). जिसने अपना 
कृक्षिराधारतां गत:--कु० ६६७, २।५, भग० ११।४२, अभीष्ट ध्यंय पूरा कर लिया है, सफल--रामरावणयो- 
(रम्‌) . सष्टि की समस्त रचना, संसार>मनु० युद्ध चरिताथमिवाभवत्‌--रघ० १२॥८७, १०३६, - 
१।५७, ६३, ३।७५, भग० ११७, ९।१० 2. आकाश, २।१७, कि० १३।६२ 2. संतुष्ट, तृप्त 3. कार्यान्वित, 
अन्तरिक्ष,--द्वव्यम्‌ जंगम वस्तु,-+मूृत्ति: वह मूर्ति संपन्न । 
जिसका जलदस था सवारी निकाली जाय । चरित्र म्‌ [ चर--दत्र ] . व्यवहार, आदत, चालचलन, 
चरक: | चर-+कन्‌ | . दूत 2. रमता साधु, अवधूत । अभ्यास, कृत्य, कर्म 2. अनष्ठान, पयंवेक्षण 3. इतिहास, 
चरट: [ चर्‌ --अटच्‌ ] खंजन पक्षी । जीवनचरित, आत्मकथा, वृत्तांत, साहसकथा 4. प्रकृति, 
चरण:,--णम्‌ [ चर्‌--ल्यूद ] 4. पर - शिरसि चरण एष स्वभाव 5. कठंव्य, अनुमोदित नियमों का पालन 
न्यस्यते वारयनम--वेणी ० ३॥३८, जात्या काममवध्यो- >>मनु० २।२०, ९।७ । * 
उइसि चरणं त्विदमद्धतम -- ३९ 2. सहारा, स्तंभ, थूणी | चरिष्ण (धि० ) | चर-+एष्णुच्‌ | जंगम, सक्रिय, इधर 
3. वक्ष की जड़ 4. इलोक की एक पंबित या पाद उधर घमने वाला । 
5. चौथाई 6. वेद की शाखा या सम्प्रदाय 7. वंश, | चरुः | चर--उन | उबले चावल, आदि से, देवताओं 
->णम . हिलना-जुलना, भ्रमण करना, घृमना तथा पितरों की सेवा म॑ प्रस्तुत करने के लिए 
2. अनुष्ठान, अभ्यास --- मनु ० ६।७५ 3. जीवनचर्या तेयार की गई आहति--रघ्‌ृ० १०॥५२, ५४, ५६ । 
चालचलन, (नतिक) व्यवहार 4. निष्पन्नता 5. खाना सम०--स्थाली देवताओं तथा पितरों की सेवा मं 
उपभोग करना । सम०--अमतम्‌ ,---उदकम्‌ वह पानी प्रस्तुत करने के लिए चावलों को उबालने का बतेन । 
जिसमे किसी श्रद्धेय ब्राह्मण या आध्यात्मिक उपदेष्टा | चर्च (चुरा० उभ०--चर्चयति- ते, चचित) पढ़ना, 
'के पर धोये जा चुके हँ,-अरविदस्‌,-- कमलम्‌, ध्यान पूवक पढ़ना, अनुशीलन करना, अध्ययन करना । 
>5प्चयम्‌ कमल ज से प्र,-आयध: मुगा,--आस्कन्दनम्‌ ॥ (तुदा० पर०--चर्चति, चचित) ॥. गाली देना, 
परों के नीचे रॉंदना, कुचलना, पद दलित करना धिक्कारना, निन्‍दा करना, बुराभला कहना, चर्चा 
“अन्थि (पुं०)-परवेन्‌ (नपृ०)टखना,--न्यासः पग करना, विचार करना । 
कदम, --पः वृक्ष,--पतनम्‌ (दूसरे के चरणों में ) गिरना, | चचंनम्‌ [चर्च -ल्यूट] . अध्ययन, आवत्ति, बार२ पढ़ना 
साष्टांग प्रणाम करना--अमरु १७,--पत्तित (वि०) गरीर में उबटन लगाना । 
रणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करना मेघ० १०५, | चचंरिका, चचरी [चर्चरी+कन्‌--टापू, हस्व:, चर्च 
“-शश्वषा, -सेवा . दण्डप्रणाम 2. सेवा, भक्ति । -अरन्‌ --छोष ] . एक प्रकार का गान 2. (संगी० 
चरम (वि०) [ चर्‌--अमच |] . अन्तिम, अन्त्य, आखरी में) तालियाँ बजाना 3. विद्वानों का सस्वर पाठ 
--चरमा क्रिया “अन्त्यष्टिक्रिया या अन्त्येष्टि संस्कार 4. आमोद प्रमोद, हर्अध्वति 5. उत्सव 6. खुशामद 
2. पदचवर्ती, बाद का--प॒ष्ठं तु चरम तनो:---अमर० 7. घृंघराले बाल । 
3. (आय की दृष्टि से) बूढ़ा 4. बिल्कुल बाहर का | चर्चा, चच्िका [चच्‌ --अझू-+टापू, चर्चा-कन+टाप 
5. पश्चिमी, पच्छमी 6. सबसे नीच, सबसे कम,--मम वम ] . आवृत्ति, स्वर पाठ, अध्ययन, बार२ पढ़ना 


भा के 


(अव्य ०) आखिरकार, अन्त में। सम०--अचल 2. बहस, पुछ-ताछ, अनुसंधान 3. विचार विमश 


( २७५ ) ' 


4. शरीर में उबटन का लेप करना---अद्भचचर्चामरचयम 
-““का० १५७, श्रीखण्डचर्चाविषम--गीत ० ९। 
चरचचिक्यम्‌ [चचिका--यत्‌| 4. शरीर में लेप (मालिश) 
करना 2. उबटन । 

चचित (भू० क० कृ०) [चर्च--क्त] 4. मालिश किया 
हुआ, लेप किया हुआ, सुगंधित, सुवासित आदि 
“5 चन्दनर्चाचतनीलकलेवरपीतवसनवन माली ---- गीत ० 
१, ऋतु० २२१ 2. चर्चा किया गया, विचार किया 
गया, खोज किया गया । 

चयटः [चुप्‌--अटन्‌ | चपेड़, थप्पड़ तु० 'चपेट' । 

चपटी [चर्पट--छीष्‌ | चपाती, बिस्कुट । 

चभटः [चर्‌-- क्विप, भट-+-अच्‌, ततः कर्म० स०| ए 
प्रकार को ककड़ी । 

चभटी [चभट--डीष | 4. हर्ष का कोलाहरू 2. ककड़ी | 

चमम्‌ [चर्मन्‌+-अच्‌, टिलोप:| ढाल । 

चमण्वती [चमंन्‌-- मत॒प्‌-- डीष्‌, मस्य वः| गंगा में जाकर 
मिलने वाली एक नदी, वतंमान चम्बल नदी । 

चमन्‌ (नपुं०) [चर्‌--मनिन्‌] 4. (शरीर की) त्वचा 
2. चमड़ा, खाल--मन्‌ ० २।४१, १७४ 3. त्वगिन्द्रिय 
4. हाल--शि० १८।२१। सम०--अम्भस्‌ (नपुं०) 
लसीका,--अवकतंनम॒ चमड़े का काम करना 
-“अवर्कातन,-अवकत (पुं) मोची,--कारः, -- कारिन 
(पृं०) मोची, चमड़ा कमाने या रंगने वाला,--कौल:ः, 
“कोलम्‌ मस्सा, अधिमांस,--चित्रकम॒ सफ़ेद कोढ़ 
“जम्‌ 4. बाल 2. रुधिर,--तरड्भः झर्री,--दण्डः, 
--नालिका हण्टर,--द्रम:,--वक्षः भर्ज नाम का पेड, 
“पट्टिका चमड़े का चौरस टकड़ा जिस पर पासे डाल 
कर खेला जाय, -पत्रा चमगादड़, छोटा घरों में पाया 
जानें वाला चमगादड़,-पादुका चमड़े का जता,- प्रभे- 
दिका मोची की रांपी,---प्रसेवकः, --प्रसेविका धौंकनी 
“बन्धः चमड़ें का फ़ोता,--मण्डा दुर्गा का विशेषण 
“येध्टिः (स्त्री०) हंटर,--बसनः “चर्मावत्त' शिव 
--वाद्यम्‌ ढोल, तबला,--संभवा बड़ी इलायची,-सार 
लसिका, रक्तोदक । 

चममय (वि०) [चर्मन--मयट्‌] चमड़े का, चमड़े का बना 
हुआ । 

चमरू:,--चर्मार: [चमंन्‌-+-रा--कु, चरंन--ऋ--अण | 
मोची, चमार, चमड़ा रंगने वाला । 

चमिक (वि०) [चर्मन्‌--ठन्‌ | ढाल से सुसज्जित । 

चमिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [चर्मन्‌--इनि, टिलोप:। 
. ढाल से सुसज्जित 2. चमड़े का, (प०) 4. ढाल- 
घारो संनिक 2. केला 3. भर्ज वक्ष । 

चर्या [चर्‌-+यत्‌-+-टाप्‌] 4. इधर-उधर जाना, हिलना- 
जुलना, इधर-उधर सर करना 2. मार्ग, चाल (जंसा 
कि 'राहुचर्या में) 3. व्यवहार, चालचलन, आचरण- 


विधि 4. अभ्यास, अनुष्ठान, पाछन--मनु ० १।१११, 
ब्रतचर्या, तपरचर्या 5. सब प्रकार के रीति-रिवाज व 
संस्कारों का नियमित अनुष्ठान 6. खाना 7. प्रथा, 
रिवाज--मन्‌ ० ६।३२ । 

चर्व_ (म्वा० पर०---चुरा० उभ०--चर्वेति, चर्वेयति--ते, 
चवित ) 4. चबाना, कुतरना, खाना, कोंपल चरना 
काटना---लाहझूगूल गाढ्तर चवितुमारब्धवान्‌-- पंच ४ 
यस्यतच्च न कुक्कुर रहरहजकूघान्तरं चब्यते--मच्छ ० 
२।११ 2. चस लेना 3. स्वाद लेना, चखना । 


चवणम्‌,--णा [चव -+ल्युट, स्त्रियां टाप| 4. चबाना, 
खाना 2. आचमन करना 3. (आलं० ) चखना, स्वाद 
लेना, आनन्द लेना--.प्रमाणं॑ चवंणवात्र स्वाभिन्ने 
विदृषां मतम्‌--सा० द० ५७, (टी० चवंणा आस्वादनं 
तच्च स्वाद: काव्याथसंभेदादात्मानन्दसम ख्ूव इत्यक्त- 
प्रकारम्‌ू), इसी प्रकार “निष्पत््या चवंणस्यास्य 
निष्पत्तिरुपचारत:' ५८ । 

चर्वा [चव --अछू | तमाचा, थप्पड़ का प्रहार (चर्वन्‌ (पुं०) 
भी) 

चवित (भू० क० क्ृ०) [चर्व +क्‍्त| 4. चबाया गया, 
काटा हुआ, खाया हुआ 2. चखा गया। सम०» 
-“चवंणम्‌ (शा०) चबाय हुए को चबाना, (आलं० ) 
पुनरक्ति, निर्थंक आवृत्ति, --पात्रम पीकदान । 

चल १(म्वा० पर०--चलति, (विरल प्रयोग--चलते) 
चलित ) 4. हिलाना, कांपना, धड़कना, थरथराना, 
स्पंदित होना,-छिन्नाइचेल: क्षणं भजा:--भद्ठि० 
१४।४०, सपक्षोद्विरिवाचालोत -- १५१२४, ६।८४ 
2. (क) जाना, चलते रहना, सर करना, स्पंदित होना 
हिलना-जू लना (एक स्थान से) -पदात्पदमपि चलितु 
न शकक्‍्नोति >पंच० ४, चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्यकेन 
बुद्धिमानू--चाण० ३२, चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला 
--कु० ५।८४, मृुच्छ० १॥५६। (ख) (अपने मार्ग 
पर) आगे बढ़ना, बिदा होना, कूच करना, चल देना 
>चेलइची रपरिग्रहा:-कु० ६।९३ 3. ग्रस्त होना, सबाध 
होना, घबड़ाया हआ या अव्यवस्थितचित्त होना, क्षब्ध 
होना, व्याकुल होना -- मुनरपि यतस्तस्य दर्शनाज्चलते 
मनः-पंच० १।४०, लोभेन बद्धिश्वलछति-हि० १।१४० 
4. विचलित होना या भटकता (अपा० के साथ) 
-चलति नयानन जिगीषतां हि चेत:-कि० १०।२९,अलग 
होना, छोड़ देना--मन० ७।१५, याज्ञ० १।३६० 
(प्रर०)--च (चा) रूयति, च (चा) लित 
. हिलाना-जुलाना डलाना, हरकत देना 2. दूर करना 
हटाना, निकाल देना 3. दूर ले जाना 4. आनन्द लेना 
पालना-पोसना (केवल--चालयति ), उद---. चल 
देना, प्रस्थान करना,--स्थित: स्थिताम॒च्चलित: 
प्रयाताम--रघु० २।६, उच्चचाल बलभित्सखो वशी 


( ३७६ |] 


-“११।५१, नगरायोदचवरलम--दश ० 2. चले जाना 
चल देना, (किसी के स्थान को) छोड़ चलना --स्था- 
_नादनुच्चलन्नपि -श० १२९, पुष्पोच्चलितपषट्पदम्‌ 
“रधु० १२।२७, प्र--, . हिलाना, जाना, काँपना 
--भतं ० २।४ 2. जाना, सर करना, चलते जाना 
प्रस्थान करना, कच करना 3. ग्रस्त होना, बाधायकक्‍्त 
या क्षब्ध होना 4. भटकना, बिचलित होना, बि--, 
. हिलना-जुलना, चलना पतति पतत्रे विचलति 
पत्रे शड्धितभवदुपयानम्‌--गीत० ५ 2. जाना, आगे 
बढ़ना, चल देना 3. क्षब्ध होना, बाधायक्‍्त होना, 
(समुद्र की भाँति) रूखा हीना--ज््यचालीदम्भसां पति: 
“भट्टि० १५१७० 4. विचलित होना, भटकना 
“मयाज्ञ ० १।३५८, ] (तुदा० पर०--चलति चलित) 
खेलना, क्रीडा करना, केलि करना । 
(बि०) [ चल-)-अच्‌ ]4. (क) हिलने-जुलने वाला 
काॉपत वाला, डोलन वाला, थरथराने वाला, (आँख 
आदि को) घुमाने वाला--चलापा ज्रा दृष्टि स्पृशसि 
-“श० १।२४, चलकाकपक्षकरमात्यपृत्र:--रघु ० ३। 
२८, लहराने वाले-- भतुं० १६, (ख) जंगम (विप० 
स्थिर )---चञ्चलचले लक्ष्यं---श० २।॥५ 2. अस्थिर, 
चंचल, परिवततनशील, शिथिल, डाँवाडोल-दगितास्वन- 
वस्थितं न॒णां न खल प्रेम चले सुहज्जनो""कुणणरण॑ 
प्रायश्चल गौरवमाश्चितेषु--२। १ 3. अस्थायी, अनित्य, 
नश्वर---चला लक्ष्मीशचला: प्राणाइचलं जीवितयोवन 
व्यवस्थित,-- रः . कंपकपी, वेषथ, क्षोभ 2. वाय 
3. पारा-- -ला . धन की देवो लक्ष्मी 2. एक प्रकार 
का सुगंध द्रव्य । सम०--अति चलायमान (>-अति- 
चल ) ; +चलाचले च संसारे धर्म एको हि. निशचल: 


--भेतं० ३।१२८, लक्ष्मीमिव चलाचलाम्‌---कि० 
११।३० (चलाचला--चंचला-- मल्लि० ) न० १।६०, 


(लः) कौवा,--आतडुू: गठिया बाय, वात रोग, 
“आत्मन (वि०) चलचित्त, चंचलमना,--इन्द्रिय 
(वि०) . भावक 2. विषयी,---इषः वह धनधर 
जिसका तीर लक्ष्यच्यत हो इधर उधर गिर जाता हुं, 
अयोग्य धनघर,- कर्ण: पृथ्वी से ग्रह तक की वास्त- 
विक दूरी,--चज्चुः चकोर पक्षी,--दलः,--पत्र 
अर्वत्य वक्ष । 

(वि०) [ चल--ल्यद | गतिशील, थरथ रान वाला, 
कंपमान, डाँवाडोल,--नः . पर 2. हरिण,--नम 
4. काँपना हिलना, डॉवाडोल होना--च लनात्मक कर्म 
--तक सं०, हस्त”, जान” आदि--तरलू दुगडचल- 
चलनमनोहरवदनजनित रति रागम्‌ -- गीत ० ११ 
2. घमना, भरमना,--नी . सामान्य स्त्रियों के पहनने 
के लिए लहँगा, पेटीकोट 2. हाथी को बाँधने 
को रस्सी । 


चलनकम्‌ | चलन--कन्‌ | एक छोटा लहँगा या पेटटीकोट 
जिसे नीच जाति की स्त्रियाँ पहनती हैं । 

चलि: [ चल -- इन _] आवरण, चादर । 

चलित (भु० क० कृ०) [ चल-+क्त ]. हिला हुआ, 
चला हुआ, आन्दोलित, क्षब्ध 2. गया हुआ, विसरजित 
-- एवमकत्वा स चलित: 3. अवाप्त 4. ज्ञात, अधिगत 
(दे० चल ),--तम्‌ . हिलाना, स्पंदित करना 
2. जाना, चलना 3. एक प्रकार का नृत्य--चलित 
नाम नाट्यमन्तरेण--मालवि० १ । 

चलः | चल--उन्‌ | (पानी का) एक घूँट, चल्लभर । 

चलकः | चल-|-कन्‌ ] . चुल्लभर (पानी) 2. अंजलिभर 
या एक घूट (पानी) तु० चुलक । 

चधष्‌ ] (म्वा० उभ०--चषति-ते) खाना; 7] (भ्वा० 
पर०--चषति) मार डालना, क्षति पहुँचाना, चोट 
पहचान । 

चथषकः,--कम्‌ [ चध्‌ +-क्व॒न्‌ | सुरापात्र, प्याला, मदिरा 
पीने का गिलास च्य॒ते: शिरस्त्रश्चषकोत्तरेव--रघु० 
७।४९, मुखं लालाक्लिन्न॑ पिबति चषक॑ सासवमिव- 
शा० १।२९, कि० ९।५६, ५७,--कम््‌ . एक प्रकार 
की मदिरा 2. मध, शहद । 

चषतिः | चषच-|-अति | . खाना 2. मार डालना 3. ह्वास, 
निबलता, क्षय । 

चपालः [ चप्‌ -+ आलच्‌ | . यज्ञ के खंभे में लगी लकड़ी 
की फिरकी 2. छत्ता । 

चह (भ्वा० पर०, चुरा० उभ०-चह॒तेि, चहयति--े) 
. दुष्ट होना 2. ठगना, घोखा देना 3. अहंकार 
करना, घमंडी बनाना । 

चाकचक्यम्‌ | चक्‌- अच्‌, द्वित्वमू, चकचक्‌:--तस्य भाव: 
5प्यञ्ा | जगमगाना, प्रभा, चमक-दमक | 

चाक्र (वि०) (स्त्री०--क्री) [ चक्र+अण्‌ | . चक्र से 
किया जाने वाला (यद्ध) 2. मंडलाकार 3. चक्रया 
पहिए से संबंध रखने वाला । 

चाक्रिक (वि०) (स्त्री०--की) [ चक्र--ठक | दे० ऊ० 
चाक्र--कः . कुम्हार 2. तेली--याज्ञ ७ १।१६५, 
(जैलिक--मिता ०, दूसरों के मत में शाकटिक >>गाड़ी- 
वान ) 3. कोचवान, चालक । 

चाक्रिण: [चक्रिन+अण्‌ ] कुम्हार या तेली का पुत्र । 

चाक्षष (वि० स्त्री०--षी) [चक्षुस्‌ +अण्‌ | . दृष्टि पर 
निर्भर, दृष्टि से उत्पन्न, 2. आँख से संबंध रखने वाला 
आँख का विषय, दा४ष्टिक 3. दृश्य, जो दिखाई दे 
-थम्‌ दृष्टि पर निर्मर ज्ञान। सम०--ज्ञानम्‌ आँखों 
देखी गवाही, या प्रमाण । 

चाड़ः [चि+-ड८"-चम्‌ अद्भम यस्य ब० स०| . अम्ल- 
लोणिका शाक 2. दातों की सफ़ेदी या सौंदय । 

चाञ्चल्यम [ चंज्चल--ष्यणआ ] [. अस्थिरता, द्वुतगति, 


( ३७७ ) 


विलोलता, (आंख आदि का) कम्पन, फरकना-भामि० 
२।६० 2. चंचलता 3. नश्वरता । 


चाट: [चट्‌--अच्‌ | बदमाश, ठग (जो पहले उसमें पूरा 
विश्वास जमा लेता है जिसे वह ठगना चाहता हैं) 
याज्ञ ० १।३३६--( चाटा:-- प्रतारका विश्वास्य य॑ 
परधनमपहरन्ति--यित ० ) 
चाटुः-दु (नपृ०) [चट्‌-+-उण्‌ | 4. मधर तथा प्रिय वचन 
मीठी बात, चापलूसी, ठकुरसुहाती (विशेषकर किसी 
प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के प्रति )--प्रियः प्रियाया 
प्रकरोति चाटुमू--ऋतु ० ६११४, विरचितचाटवचनरचन 
चरणरचितप्रणिपातम्‌--गीत ० ११, अमर ८३, पंच० 
१, शा० ८।१४, चौर० २० (गीतगोविद के दसवें 
सगे का अधिकांश भाग इसी प्रकार की चाटकारिता 
से भरा हुआ है) 2. स्पष्ट भाषण । सम०---उक्ति 
(स्त्री०)) ख॒ुशामद और झूठी प्रशंसा के वचन 
-“:उल्लोल,--कार (वि०) प्रिय तथा मधर बोलने 
वाला, च[पलू्स--शिश्रावात: प्रियतेम इव प्रार्थनाचाट- 
कार:--मेघ० ३१,--पटु॒(वि०) झठी प्रशंसा करने 
में कुशल, पूरा चापल्स,---बटः मसखरा, भांड,--- लोल 
(वि०) सुंदरतापृ्वक हिलने वाला,--शतम्‌ सकड़ों 
अनुरोध, बार-बार की जाने वाली खशामद--पट- 
चाटुशतरनुक्लम्‌ू-गीत ० २, गजपुद्भवस्तु धीरं॑ विलोक- 
यति चाटशतश्च भछक्ते--भतं ० २।३१ । 


चाणक्य: [चगक-यज्ण_| नागर राजनीति के प्रख्यात प्रणेता 
विष्णुगुप्त, 'कौटिल्य भी इन्हीं का नाम हैं -दे० 
कोटिल्य । 

चाणर:ः (प०) कंस का सेवक जो प्रसिद्ध मल्लयोद्धा था 
जिस समय अक्रूर कृष्ण को मथ्रा ले गया तो इस 
दुर्दात योद्धा को कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा गया । 
मल्लयुद्ध में कृष्ण नं इसे पछाड़ दिया और पशथ्वी पर 
रॉंद डाला तथा इसके सिर को चर्ण कर दिया । 

चण्ण्डालः (स्त्री०--ली ) [चण्डाल--अण्‌ | पतित, अधम 
“दे० चंडाल,-चाण्डाल: किमय॑ द्विजातिरथवा-भतु ० 
२।५६ मनु ० ३।२३९, ४॥२९, याज्ञ ० १।९३ | 

चाडालिका--चंडालिका । 

चातकः (स्त्री०--की) [चच्‌--ण्वल] चातक, पपीहा 
(कवि सयय के अनुसार यह केवल वर्षाऋतु में ही 
रहता हैं )--सूक्ष्मा एवं पतन्ति चातकमखे द्वित्रा: पयो- 
विन्दव:--भतृं० २।१२१, दे” २५१ और रघ०» 


५।१७। सम०--आननन्‍्दनः . वर्षाऋतु 2. बादल । 
चातनम [चत-+णिच्‌-ल्यूट] 4. हटाना 2. क्षति 
पहुंचाना । 


चातुर (वि०) (स्त्री०--री) 4. चार की संख्या से संबद्ध 
2. होशियार, योग्य, बद्धिमान्‌ 3. मधरभाषी, चाप- 
ल्स 4. दृष्टिविषयक, प्रत्यक्षज्ञानात्मक--रम चार 
४८ 


पहियों की गाड़ी,--री कुशलता, दक्षता, योग्यता 
तड्भूटचातुरीतुरी--न ० १।१२। 

चातुरक्षम्‌ [चतुरक्ष -|-अण्‌.] चोपड़ या चार पासों के खेल 
मे चार का दाँव,--क्ष: छोटा गोल तकिया । 

चातुरथिकः [चतुर्ष अथेषु विहित:--ठक्‌] (व्या० में) एक 
ऐसा प्रत्यय जो चार भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रंकट करने 
के लिए शब्द में जोड़ा जाता हैं। 

चातुराश्रमिक (वि०) (स्त्री०--की), चातुराश्रमिन्‌ 
(वि०) (स्त्री ०-णी ) ब्राह्मण की धामिक-जीवनचर्या 
के चार कालों में से किसी एक में रहने वाला । 
दे० आश्रम । 

चातुराश्रम्यम्‌ | चतुराश्रम--ष्यञ्य ] ब्राह्मण की धामिक- 
जीवनचर्या के चार काछ। दे० आश्रम'। 

चातुरिक, चातुर्थक, चातुरथिक (वि०) (स्त्री०--की) 
[ चातुर--ठक्‌, चतुर्थ---अण्‌, ठक वा] . चौथे या, 
हर चोथे दिन होने वाला,--कः चौथंया बखार, 
जूड़ीताप । 

चातुरा्थाह्लिक (वि०) (स्त्री०--की) [चतुर्थानह्न-+ठ5क्‌| 
चोथ दिन होने वाला । 

चातुदशम [चतुदंश्यां दश्यते इति | राक्षस-सिद्धा ० । 

चातुदशिकः [चतुदंशी-/-ठक | जो चांद्रपक्ष की चतुदंशी के 
दिन भी पढ़ता हैँ (यह “अनध्याय' का दिन हू) 


चातुर्मासक (वि०) (स्त्री०--सिका) [चतुर्ष मासेष भव 
“-अंण्‌ -+-कन्‌, चतुर्मास-+-ठक्‌ -- टाप, हस्वश्च| जो 
चातुर्मास्य यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं । 


चातुर्मास्थम्‌ [ चतुर्मास+ण्य | हर चार महीने के परचात 


अनुष्ठय यज्ञ अर्थात्‌ कातिक, फाल्गन और आपषाढ़ के 
आरभ में । 

चातुयम [चतुर-|ष्यञ्य | . कुशलता, होशियारी, दक्षता 
बद्धिमत्ता 2. छावण्य, रमणीयता, सौन्दर्य--भ्रूचातु- 
यम्‌--भतृ्‌ ० १३ । 

चातुवण्येम्‌ (चतुर्वेणं--ष्यञा ] . हिन्दुजाति के मल चार 
वर्णों की समष्टि---एवं सामासिक धर्म चातुब॑ण्येंउब्रवी- 
स्मनुः--मनु ० १०६३, ऋक ६॥१३ 2. इन चार. 
वर्णों का+ धर्म या कतंव्य । 

चातुरविध्यम्‌ [चतुविध--ष्यव्य| चार प्रकार (सामूहिक 
रूप से ), चार प्रकार का प्रभाग । 

चात्वाल: [चत्‌ -- वालच--चत्वाल---अण्‌ | . भमि में 
खोद कर बनाया हुआ हवनकुण्ड 2. कुशा, दम । 

चान्दनिक (वि०) (६ स्त्री०--की ) [ चन्दन-|-ठक | 
. चन्दन से बनाया हुआ, या उत्पन्न 2. चन्दनरस से 
सुगन्धित । 
(वि०) (स्त्री०--द्री) [चन्द्र+-अण] चन्द्रमा से 
सबंध रखने वाला, चन्द्रसंबंधी--गरुकाव्यानगां विभश्र- 
उचान्द्रीमभिनभ: श्रियम्‌ू-शि० २।२,--द्रः . चांद्रमास 


( ३७८ ) 


2. शुक्लपक्ष 3. चन्द्रकांतमणि,-द्रम . चांद्रायण 
नामक ब्रत 2. ताजा अदरक 3. मगशीर्ष नक्षत्र,--द्री 
चांदनी । सम ०--भागा क्रद्रभागा नाम नदी,-- मास 
चन्द्रमा की तिथियों के अतृसार गिना जाने वाला 
महीना,--क्नतिकः चांद्रायण ब्रत रखने वाला । 

चन्द्रकम्‌ [चान्द्र +क-+-क] सुखा अदरक, सोंठ । 

चान्द्रमस (वि०) (स्त्री--सी) |चन्द्रमस--अण | चन्द्रमा 
से संबंध रखने वाला, चाँद-संबंधी-लब्धोदया चन्द्रमसीव 
लेखा-कु० १।२५, चन्द्र गता पद्मगृणान्न भुंडक्ते पद्मा 
श्रिता चन्द्रमसीमभिख्याम्‌ू-१।४३, रघृ० २।३९, भग० 
८।२५,--सम्‌ मगशिरा नक्षत्रपुज । 

चण्द्रमसायन:,---निः [ चन्द्रमसो5पत्यम्‌-- फिल्म] बुधग्रह । 


चारद्रायणम्‌ [चन्द्रस्यायनमिवायनमत्र, पूवंपदात्‌ संज्ञायां 
णत्वं, सज्ञायां दीघ:, स्वार्थ अण वा--तारा०) एक 
घामिक ब्रत या प्रायश्चित्तात्मक तपरचर्या जो चन्द्रमा 
की ब॒द्धि व क्षय से विनियमित हूँ । इस ब्रत में दैनिक 
आहार (जो १५ ग्रास या कौर का होता हूं) पृणिम्ा 
से प्रतिदिन एछक२ ग्रास घटता रहता हू यहाँ तक कि 
अमावस्या के दिन नितांत निराहार ब्रत रक्‍्खा जाता 
है, उसके पहचात्‌ फिर शकलपक्ष में एक कौर से 
आरंभ करके पृणिमा तक बढ़ाकर फिर १५ ग्रास तक 
लाया जाता हू ) तु० याज्ञ ० ३३३२४, मन॒० ११२१७ । 
चान्द्रायणिक (वि०) (स्त्री०--की) [चान्द्रायण-+ठञ_] 
न्द्रायण व्रत का पालन करने वाला । 
चापम (चप-अण) . धनष,--ताते चापद्वितीयं वहति 
रणघरां को भयस्यावकाश:--वेणी ० ३५, इसी प्रकार 
'चापपाणि हाथ में धनष लिये हुए 3. इन्द्र धनष 
, (ज्यामिति) वत्त की तोरणाकार रेखा 5. धनु 
राशि । 
चापलम,-- ल्यम [चपल--अण, ष्यम्ग वा। |. द्रतगर्ति, 
स्फरति' 2. चंचलता, अस्थिरता, संक्रमणशीलूता-- कि ० 
२।४१ 3. विचारशन्य या आवेशपूर्ण आचरण 
उतावलापनः उद्ृण्ड कृत्य--धिक चापलम्‌--उत्तर ४ 
तदगण: कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित:, रघ० १९ 
स्वचित्तवृत्तिरिव चापलेम्यो मिवारणीया--का० १०१ 
(घोड़े आदि का ) अड़ियलपन-पुन: पुनः सूतनिषिद्ध- 
चापलम्‌--रघ्‌ ० २।४२ । 
चासरः,/-- रस [चमर्याः विकार: तत्पुच्छनि्मितत्वात्‌ 
चमरी-+अण्‌ | (कभी २--रा,--री ) चोरी, चंवर या 
चमरी की पँछ, (यह मोरछल या पंखे की भांति 
प्रयकत की जाती हें, और एक राजकीय चिह्न समझा 
जाता ह--कभी-कभी यह केत॒पट की भांति घोड़े के 
सिर पर फहराया जाता है ) >व्याधयन्ते निचुकृतरुभि 


जरीचामराणि---विक्र म० ४४, अदेयमासीत त्रयभेव 


भपते: शशिप्रभ छत्रमभे च चामरे--रघु० ३।१६, कु० 


७।४२, हि० २।२९, मेघ० ३५, चिंत्रन्यस्तमभिवाचल 
हयशि रस्यायामवच्चाम रम-घिक्रम ० १।४, श० १।८ । 
सम० --ग्राह:,-प्राहिन (प०) चंवर डलाने वाला, चंवर 
वरदार,--ग्राहिणी चंवर डलाने वाली राजा की 
सेविका--पष्ठ लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनां 
-भतुँ० ३॥६१,--पुष्प:.--पुष्पकः . सुपारी का पैड़ 
2, केतकी का पोधा 3. आम का वक्ष । 

चामरिन (पुं०) [चामर--इनि] घोड़ा । 

चामीकरम्‌ [चवमीकर-+-अणु | . सोना-तप्तचामीक रा ड्भद 
>+विक्रम० १।१४, रघ० ७।५, शि० ४।२४, कु० 
७।२४ 2. धत्रे का पौधा। सम०--प्रदुय (वि०) 
सीने को तरह का । 


चामण्डा [चम्‌-- ला-+-क, पृषो० साध: | दुर्गा का रोद्ररूप 
जमा० ९। २५ । 

चाम्पिला [| चम्प-+अहझू--टाप८"-चम्पा--अण-|-इलच | 
चंपा नाम की नदी (संभवत: वत॑मान्‌ “चंबल नदी) 

चास्पेयः [चम्पा- ढक | . चम्पक वक्ष 2. नागकेसर का पेड़ 
““यम्‌ 4. तन्तु, विशेषकर कमल फूल का 2. सोना 
3. घत्रे का पौधा (अंतिम दो अर्थों में पुं० भी ) 


चाय (म्वा० उभ० चायति--ते) 4. निरीक्षण करना, 
अच्छा बुरा पहचानना, देख लेना--शि० १२५१ 
2. पूजा करना । 

चारः [चर+घजञा | 7. जाना, घमता, चाल, भ्रमण 
--मण्डलचा रशी ध्र:--विक्रम ० ५२, क्रीडाशले यदि च 
विचरेत पादचारेण गौरी-मेघ ० ६०, पंदर चलना 
2. गति, मार्ग, प्रगति--मंगलचार, शनिचार आदि 
3. भेदिया, चर, गृप्तवर, दृत-+मनु० ७।१८४ 
९।२६१, दे० चारचक्षस नी० 4. अनष्ठान करना, 
अभ्यास करना 5. बंदी 6. बंधन, बेडी,--रम क्रृत्रिम 
धिष | सम ०-अन्तरितः भेदिया,--ईक्षण:---चक्षुस (प्‌) 
गप्तचरों को आँख के स्थान में प्रयक्त करने वाला 
राजा (या राजनोतिज्ञ) जो गुप्तचर या भेदिया 
रखता हू और उन्हीं के माध्यम से देखता है, चार- 
चक्षुमहीपति:-- मनु ० ९।२५६, तु० कामन्दक: - गावः 
पर्यन्ति गन्धेन, वेद: पश्यन्ति च द्विजा:, चार: पश्यन्ति 
राजानः चरक्ष्म्यामितरे जनाः। रामा० भी-यस्मात्प- 
इ्यन्ति द्रस्थाः सर्वानर्यात्राधिपा:, चारेण तस्मादुच्यन्ते 
राजानश्चारचक्षुष! | -- चणः,--चडज्चु (वि०) ललित 
चाल वाला, सजीला । - पथः चौराहा,--भटः वीर 
योद्धा, - बायः ग्रीष्मकालीन मृदु मन्द पवन, वसन्‍्त 
वाय । 

चारकः [चर्‌--णिच्‌ -प्वूल | . भेदिया 2. ग्वाला 3. नेता. 
चालक 4 साथी 5. अश्वारोही, सवार 6. कारागार 
-“ निगडितचरणा चारके निरोद्धव्या--दश० ३२। 

चारणः [ चर्‌--णिच्‌--ल्युट्‌ ] . भश्रमणशील, तीर्थयात्री 


( २७९ ) 


2. घमने-फिरने वाला नट या गवंया, नेक, भाँड, 
भाट--मन्‌ ० १२११४ 3. स्वर्गीय गवेया, गंधवे--शण० 
२।१४ 4. वेद या अन्य धाभिक ग्रन्थ का पाठ करने 
वाला 5. भेदिया । 

चारिका [ चर्‌-|-णिच्‌ --ण्वुल--टापू, इत्वम | सेविका, 
दासी । 

चारिताथ्यम्‌ [ चरितार्थे--ष्यञ्य ] उद्देश्यसिद्धि, सफलता । 

चारित्रमू,-्यम्‌ [ चरित्र--अण्‌, ष्यज्ज वा] 4. शील, 
व्यवहार, काम करने की रीति 2. नेकनामी, सच्च- 
रित्रता, ख्याति, सचाई, ईमानदारी, अच्छा चालचलन 
“अनृतं नाभिधास्यामि चरित्रश्नंशकारणम्‌--मच्छ ० 
२।२५, २६, चारित्र्यविहीन-आढ्यो5डपि च दुर्गतो भवति 
-7१।४३ 3. सतीत्व, (स्त्रियों का) सदाचरण 4. स्व- 
भाव, तबीयत 5. विशिष्ट आचार या अभ्यास 6. कुल- 
क्रमागत आचार | सम०--कबच (वि० ) सतीत्व रूपी 
कवच में सुरक्षित । 

चारु (वि०) (स्त्री० रु--वॉ) [चरति चित्ते--चर -[-उण] 
!. रुचिकर, सत्क्ृत, प्रिय, प्रतिष्ठित, अभीष्ट (संप्र० 
या अधि० के साथ )-वरुणाय या. वरुणे चारु: 2. सुखद, 
रमणीय, सुन्दर, कान्त, मनोहर--प्रिये चारुशीले मृझ्च 
मयि मानमनिदानम्‌- गीत ० १०, सर्व प्रिये चारुतरं 
वसन्ते--ऋतु ० ६।२, चकासतं चारुचम्रुचर्मणा--शि० 
१।८, ४॥४९,--रु: बृहस्पति का विशेषण,--रु (नपुं ०) 
केसर, जाफरान। सम०--अज्भी सुन्दर अंगों वाली 
स्त्री०--घोण (वि०) सुन्दर नाक वाला पुरुष,-- दर्शन 
(वि०) प्रियद्शन, लावण्यमय,--धारा शची, इन्द्राणी, 
इन्द्र को पत्नी,--नेत्न,--लछोचन (वि०) सुन्दर आँखों 
वाला, (त्रः, नः) हरिण,-फला, अंगूरों की बेल, अंग्र, 
““लछोचना सुन्दर आँखों वाली,--बक्दा (वि०) सुन्दर 
मुख वाला,--बधना स्त्री,---ब्बनता एक मास तक उपवास 
करने वाली स्त्री,--शिला . जवाहर, रत्न 2. पत्थर 
की सुन्दर शिला,--शील (वि०) कान्त-स्वभाव या 
चरित्र,--हासिन्‌ (वि०) मधुर मुस्कान वाला । 

चाचिक्यम्‌ [ चचिका-+-ष्यझआ | . शरीर को सुगंधित 
करना, चन्दन आदि लगाना 2. उबटन । 

चाम (वि०) (स्त्री०--मो) [ चर्मन्‌--अण्‌, ठिलोप: ] 
!. चमड़ का बना हुआ 2. (गाड़ी आदि) चमड़े से 
ढका हुआ 3. ढाल धारी, ढाल से यकत । 

चामंण (वि०) (स्त्री०-णो) [ चमंन्‌--अण्‌, स्त्रियां 
डीप्‌ च | चमड़े या खाल से ढका हुआ,--णम्‌ खालों 
या ढालों का ढेर । 

चामिक (वि०) (स्त्री०--को ) [ चमंन-- ठक | चमड़े का 
बना हुआ--मन्‌ ० _८।२८९ । 

चामिणम्‌ | चमिन्‌ --अण ] ढालघारी मनुष्यों का सम्‌ह । 

चार्वाकः | चारु: लोकसंमतो वाको वाक्य यस्य--ब० स० ] 


कृतर्की दाशनिक जो बृहस्पति का शिष्य बताया जाता 

है ओर जिसने भौतिकवाद एवं नास्तिकता के स्थूल 
रूप का प्रवर्तन किया (चार्वाकमत के सिद्धांतों के 
साराश के लिए दे० सवं० १) 2. महाभारत में वरणित 
एक राक्षस जो दुर्यंधिन का मित्र और पांडवों का शत्रु 
था [ जब यूधिष्ठिर अपनी विजयपताका के साथ 
हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुआ तो उस राक्षस ने एक 
ब्राह्मण रूप धारण कर लिया तथा उसने यचिष्टठिर, 
एवं एकत्रित ब्राह्मणों को बुरा-भला कहा। परन्तु शीघ्र 
ही उसका पता लग गया, और क्रोध में भर कर असली 
ब्राह्मणों ने उसका वहीं काम तमाम कर दिया । उस 
राक्षस ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर भी युधिष्ठिर 
को यह कहकर ठगने का प्रयत्न किया था कि भीम 
को तो दुर्योधन ने मार डाला--दे० वेणी० ६ | । 

चार्वो | चारु--डीप्‌ | 4. सुन्दर स्त्री 2. चांदनी 3. बद्धि, 
प्रज्ञा 4. प्रभा, कान्ति, दीप्ति 5. कुबेर की पत्नी | 

चालः | चल--ण |] ॥. घर का छप्पर या छत, 2. नीरूकंठ 
पक्षी 3. हिलना-डुलना, चलना-फिरना 4. जंगम होना । 

चालकः | चल --ण्व॒ल | दुर्दान्त हाथी । 

चालनम्‌ | चल--णिच्‌ --ल्यूट्‌ | 4. चलाना-फिराना, 
हिलाना डुलाना, (पूंछ की भांति) हिलाना 2. छनवाना, 
छानना, छलनी,--नी छलनी, झरना । 

चाषः,--सः | चष्‌--णिच्‌ --अच्‌, पृषो० सत्वम्‌ ] नीलकंठ 
पक्षी-- मा० ६।५ याज्ञ ० १४१७५ । 

चथि (स्वा० उभ०--चिनोति, चिन॒ते, चित; प्रेर०---चाय- 
यति, चापयति; चययति, चपयति भी, सनन्‍नन्‍्त-चिची- 
षति, चिकीषति) 4. चुनना, बीनना, इकट्ठा करना 
(द्विकमंक धातु होने के कारण दो कर्मों के साथ 
अन्वय परन्तु लोकिकसाहित्य में इसका प्रयोग विरल) 
-वृक्ष पुष्पाणि चिन्वती 2. ढेरे लगाना, टाल लगा देना, 
अंबार लगा देना--पवेतानिव ते भूमावचेषर्वानरोत्त- 
मानू--भट्टि० १५।७६ 3. जड़ना, खचित करना, 
सढ़ना, भरना--दे० चित-कम वा०, फल उत्पन्न 
होना, उगना, बढ़ना, फलना-फलना, समद्ध होना 
“सिच्यते चीयते चेव लता पुष्पफलप्रदा--पंच० १२२, 
फल लगता हैं; --चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता- 
कृषि:--मुद्रा ० १३, राजहंस तव संव शश्नता चीयते 
नचन चापचीयते--काव्य ० १०, अप--कम होना, 
विहीन होना, वज्चित होना, (मुख्यतः कर्मवा०» में 
“7. घटना, क्षीण होना, कम होना--राजहंस तव सेव 
शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते-काव्य ० १० 2. शरीर 
में घटना, क्षीण होना, आ---, . एकत्र करना, ढेर 
लगाना 2. भरना, ढकना, मढ़ना--भट्टि ० १७।६९, 
१४।४६, ४७, उद--, एकंत्र करना, बीनना--भट्ि० 
३।३७, उप----, जोड़ना, बढ़ाना--उपचिन्वन्प्रभां तन्‍वीं 


( ३८० 


प्रत्याह परमेश्वर:--कु० ६।२५ (कमंवा०) उगना, 
बढ़ना---अधी5घ 
“+-हि० २।२ भटद्धगि ० ६१३३ शि० ४॥१०, नि---, ढकना 
भरना, फलाना, बिखरना (म्‌ख्यतः क्‍्तांत प्रयोग) 
-निचितं खमपेत्य नीरदं:--घट० १, शकुन्तनीडनिचितं 
बिभ्रज्जटामण्डलम्‌ू--श ० ७।११, भट्टि ० १०।४२, निस 
लचदानिर्वारणकरना, संकेल्प करता, निरचय करना 
परि--, . अम्यास करना 2. प्राप्त करना, लेना 
(कृमंवा०) बढ़ना-- रघु० ३॥२४ प्र--, . इकट्ठा 
करना, चुनना 2. जोड़ना 3. बढ़ाना, विकसित करना 
--प्राचीयमानावयवा' रराज सा--रघ्‌ ० ३७, वि-- 
4. एकत्र करना, चनना 2. खोजना, ढंढ़ना-- विचित- 
रचष समनन्‍्तात्‌ श्मशानवाट:--मा० ५, विनिस-- 
निर्घारण करना, संकल्प करना, निश्चय करना-विनि- 
रचेत्‌ शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा--उत्तर० 
१।२५, सम्‌--, . एकत्र करना, संग्रह करना, सचय 
करना--रक्षायोगादयमपरि तप: प्रत्यहं संचिनोति--श ० 
२।१४, रघ० १९।२, मनु० ६।१५ 2. क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्थितः करना, ठीक से रखना--भद्ठि ० ३॥३५, 
समद--, संग्रह करना, जोड़ना । 

चिकित्सक: | कितृ-- सन्‌ -+ण्वल ] वैद्य, हकीम, डाक्टर 
-उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषम॒दाहरन्ति--माल- 
वि० २, भतृं० १८७, याज्ञ० ११६२ । 

चिकित्सा | कित्‌-- सन्‌ू+अ-- ठापू ] औषध सेवन करना, 
ओऔषधोपचा र, इलाज करना, स्वस्थ करना । 

चिकिल: [| चि--इलच्‌, कुक ] कीचड़, महपंक, कदम, 
दलदल । 

चिकोर्षा [ कु सन्‌ +-अ-+टापू, द्वित्वम्‌ | (कोई काम ) 
करने की इच्छा, कामना, अभिलाषा, इच्छा । 

चिकीषित (वि०) [क्ृ--सन-क्त, दित्वम्‌ ] अभिलपषित, 
इच्छित, साभिप्राय,--तम्‌ अभिकलप, आशय, अभि- 
प्राय । 


चिकोर्ष (वि०) [क--सन्‌+उ, धातोद्वित्वम] कुछ करने 


की इच्छा वाला, इच्छुक,---भग ० १।२३, ३॥२५ । 
चिकर (वि०) [चि इत्यव्यक्त' शब्दं करोति--चि-कुर 
+क] 4. हिलने-जलन वाला, कम्पमान, चंचल 
अस्थिर 2. अविचार पृर्ण, आवेशयुक्त--,र: 4. सिर के 
बाल- मम झुचिरे चिकुरे कुरु मानदं'““*कुसुमानि 
->गीत० १२, इसी प्रकार--धनचररंचिरे रचयति 
चिकुरे तरलिततरुणानने---७ 2. पहाड़ 3. रेगंने 
वाला, साँप-समठऊ-उच्चय:,---कलापः,---निक र:, 
-“--पक्ष:,--पाशु,--भारः--हस्तः बालों का गच्छा 
या ढेर--यस्यांइ्चो रश्चिकुरनिकर: कणपुरों मयूर 
 +प्रस० १।२२। 
चिक्रः [चिकुर नि० दीघें:] बाल । 


पश्यत: कस्य महिमा नोपचीयते 


] थ 


चिक्कः [चिक्‌ इति अव्यक्त शब्देन कायति शब्दायते---चिक 
+क-+क | छछदर । 

चिककण (वि०) (स्त्री०--णा,--णी) [चिकक्‍्क, क्विप्‌ 
चिक त कणति -कण शछब्दे--अच्‌ तारा०] 
). चिकना, चमकदार 2. फिसलती 3. स्तिग्ध 4. मसण, 
चर्बीला--लघ्‌ परित्रायतामेनां भवान्‌ मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीतेलचिक्कणशीषेस्यथ हस्ते पतिष्यतति 
““शी० २,णः सुपारी का पेड़,--णम्‌ चिक्‍्कणवक्ष 
का फल, सुपारी । 

चिक्कणा,--णी . सुपारी का पेड़ 2. सुपारी । 

चिक्‍्कस: | चिकक्‍्क्‌ -- असच्‌ | जौ का आटा । 

बचिक्‍्का-- चिक्कणा । 

खिक्किरः | चिक्क्‌+इ रच, ब्रा० ] चूहा, मसा । 

चिल्किदम्‌ [ क्लिद -+ यडइ--- अच, धातोद्वित्वं यडो लक च ] 
तरी, तरवट, ताजगी । 

चिचिण्ड: | ? | एक प्रकार का कद्दू । 

चिच्छिला: [ पु० ब० व० | एक देश तथा उसके निवासी | 


चिज्या | चिम-चि+-ड--टाप ] . इमली का पेड़, या 
उसका फल 2. घंघची का पौधा । 

चिट्‌ (भ्वा० पर ०--च रा ० उभ०--चेटति, चेटयति--ते ) 
भेजना, बाहर भेजना (जसे कि किसी सेवक को भेजा 
जाता हू) 

चित (भ्वा० प्र०, चरा० आ०--चेतति, चेतयते, चेतित ) 
. प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, देखना, नजर डालना 
ष्टिगोचर करना-नेषूनचेत न्नस्यन्तम्‌्-भट्ठटि ० १७।१६, 
चिचेत रामस्तत्कृषछम---१४॥६२ १५॥३८, २॥२९ 
2. जानना, समझना, चौकस होना, सतक होना-- पर- 
रध्यारह्मयमाणमात्मानं न चेतयते--दश ० १५४ चतन्य 
प्राप्त करना 4. प्रकट होना, चमकना । 


चित (स्त्री०) [चित्‌--विवप्‌ु] 4. विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान 
2. प्रज्ञा, बद्धि, समझ--भर्त ० २।१, ३॥१ 3. हृदय 
मन 4. आत्मा, जीव,. जीवन म॑ सजीवता-सिद्धांत 
5. ब्रहद। सम०--आत्सन्‌ (पं०) 4. चितनसिद्धांत 
या शक्ति 2. केवल प्रज्ञा, परमात्मा,--आत्मकम 
चंतन्य,---आभास: जीव (जो सांसारिक वासनाओं 
लिप्त हैं ),---उल्लास: जीवों के हृदय का हर्ष--घनः 
परमात्मा या ब्रह्म,- प्रवत्ति: (स्त्री०) विचारविमर्श, 
चितन,--शक्ति: (स्त्री०) मानसिक शक्ति, बौद्धिक 
धारिता,--स्वरूपस्‌ परमात्मा, (अव्य०) 'किम 
ओर 'किम्‌ से व्यत्यन्न अन्य शब्दों के साथ जड़नवाला 
अव्यय (जसे कि--कद, कथम्‌, कक्‍व, कदा, कुत्र, कुत 
आदि) जिससे कि अर्थों में अनिश्चयात्मकता आती 
ह--यथा कृत्रचित्‌--कहीं, केचित्‌--कोई 2. “चित 
घ्वनि । 

चित (भू० क० कृ० ) [चि--क्त] . संग्रह किया हुआ, 


देर लगाया हुआ, अंबार लगाया हुआ, इकट्ठा किया 
हुआ 2. जमा किया हुआ, संचित 3. प्राप्त, गृहीत 
4. ढका हुआ-कृमिकुलचितम-भत्तं ० २।११ 5. जमाया 
हुआ, जड़ा हुआ,---तम्‌ भवन । 

चिता [चित+टठापू[ म॒द को जलाने के लिए चनकर रक्‍खी 
हुई लकड़ियों का ढेर, चितिका--कुर संप्रति ताव- 
दाशु में प्रणिपाताञ्जलियाचितश्चिताम्‌ू--कु० ४३५, 
चिताभस्मन्‌-कु० ५१६९। सम०--अग्निः शव 
को जलाने वाली आग,--चूडकम्‌ चिता । 


चितिः (स्त्री०) [चि+क्तिन | ।. संग्रह करना, इकट्ठा 
करना 2.- ढेर, समुच्चय, पंंज 3. अम्बार, टाल, चट्ठा 
4. चिता 5. चौकोर आयताकार स्थान 6. समझ । 

चितिका [चिता-+-कन्‌--टठापू, इत्वम्‌] 4. टाल, चदट्ठा 
2. चिता 3. करधनी । 


(वि०) चित्-+-क्‍त] 7. देखा हुआ, प्रत्यक्षज्ञात 
2. सोचा हुआ, विचारविमर्श किया हुआ, मनन किया 
आ 3. संकल्प किया हुआ 4. अभिप्रेत, अभिलषित 
इच्छित, -- त्तम . देखना, ध्यान देना 2. विचार 
चिन्तन, अवधान, इच्छा, अभिप्राय, उद्देश्य--मच्चित्त 
सततं भव-भग० १८।॥५७, अनंकचित्तविश्रान्त १६१६ 
3. मन>यदासौ दुर्वारः प्रसरति मदश्चित्तकरिण: 
-शा० १।२२, इसी प्रकार चलचित्त' आदि समस्त 
शब्द 4. हृदय (बुद्धि का स्थान माना जाता हैं) 
5. तक, बद्धि, तकनाशक्ति। सम०--अनवतिन 
(वि०) मन के अनुकूल कार्य करने वाला, अनरंजन- 
कारी,--अपहारक,---अपहारिनू ( वि० ) मनोहर, 
आकषक, मोहक,--आभोग: भावनाओं के प्रति मन 
को आसक्ति, किसी एक वस्तु में अनन्य अनराग 
आसज्रः आसक्ति अनुराग, - उद्रेक:ः घमंड, गये 
-एऐक्यम्‌ सहमति, मतक्य,-उन्नतिः,-समुन्नतिः (स्त्री० ) 
. महानुभावता 2. घमंड, दर्प ,-- चारिन्‌ (वि०) दूसरे 
को इच्छा के अनुसार काम करने वाला, -- जः---जन्मन्‌ 
(प० ),--भः--योनि: . प्रेम, आवेश 2. प्रेम का 
देवता काम देव --चित्तयोनिरभवत्पुनर्न य:--रघ्‌ ० १९। 
४६, सो5यं प्रसिद्धविभव: खल चित्तजन्मा --मा० १।२० 
-ज्ञ (वि०) दूसरे के मन की बात जानने वाला,---नाश 
बेहोशी,--निवंतिः (स्त्री०) संतोष, प्रसन्नता,  प्रशम 
(वि०) स्वस्थ, शान्त, (-मः) मन की शान्ति, - प्रसन्नता 
हष, खशी,-भेदः !. विचारभेद 2. असंगति, अस्थिरता, 
“मोहः मनोमुग्धता,-- विक्षेप: मन का उचाटपन-- 
विप्लव:--विश्रमः चित्तश्रंश, बंद्धिशभ्रंश, उन्मत्तता 
पागलपन,--विहलेब:ः मत्री-भंग,-वृत्ति: (स्त्री०) ] मन 
को अवस्था या स्वभाव, रुचि, भावना--एवमात्माभि- 
प्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्ति: प्रा्थंयिता विडम्ब्यते-श० 
२ 2. आन्तरिक अभिप्राय, संवेग 3. (योग----द ० 


चित्त 


३८ १ 


चित्तवत ( 


में) मन की आन्तरिक क्रिया, मानसिक दृष्टि--योग- 
श्चित्तवत्तिनिरोध:--योग ० --बेदना कष्ट, चिन्ता 
---बकल्यम मन की व्यग्रता, परेशानी--हारिन्‌ (वि० ) 
मनोहर, आकर्षक रुचिकर । 
) | चित्त-मतृप्‌, मस्य वः | . तकसंगत, 
तकय क्‍्त 2. सकरुण, सदय । 


चित्यम्‌ | चि-+ क्यप्‌ |] शव-दाह करने का स्थान,- त्या 


. चिता 2. काष्ठवयन, (वेदी का) निर्माण । 


चित्र (वि०) [ चित्र+-अच्‌, चि+ष्ट्रन्‌ वा | !. उज्ज्वल, 


स्पष्ट 2. चितकबरा, धब्बेदार, शबलोकृत 3. दिलचस्प, 
रुचिकर मा० --१।४ 4, विविध, विभिन्‍न प्रकार का, 
भांति २ का--पंच० १।१३६, मनु० ९।२४८, याज्ञ० 
११२८८ 5. आश्चयजनक, अद्भुत, अजीब,-त्रः 4. रंग- 
विरंगा वर्ण रंग 2. अशोक वक्ष,--त्रम्‌ . तसवीर, 
चित्रक।री, आलेखन--चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्व- 
योगा--श० २॥९, पुनरपि चित्रीकृता कांता--श० 
६।२०, १३,२१ आदि 2. चमकीला आभूषण 3. असा- 
धारण छवि, आइचय 4. सांप्रदायिक तिरक 5. आकाश, 
गगन 6. घब्बा 7. सफद कोढ़, फूलबहरोी 8. (सा० 
शा० में) काव्य के तीन भेदों म॑ अन्तिम काव्यभेद 
(यह 'शब्दचित्र' और अथवाच्यचित्र दो प्रकार का हे, 
काव्यसौन्दर्य मख्यरूप से अलंकारों के प्रयोग पर निर्भर 
करता है, जो शब्दों की ध्वनि और अथ पर आश्रित 
है, मम्मठ परिभाषा देता ह--शब्द चित्र वाच्यचित्र म- 
व्यकृग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ - काव्य ० १) 'शब्दचित्र' 

उदाहरण रसगंगाधर से उद्धत किया जाता हँ-+मित्रा- 
त्रिपुत्रनेत्रायथ त्रयीशात्रवशत्रवे, गोत्रारिगोत्रजेत्राय 
गोत्रात्र ते नमो नमः ।--त्रम (अव्य०) अहा / कसा 
विस्मय है ! क्‍या अद्भूत बात ह-चित्र॑ बधिरो नाम 
व्याकरणमध्यष्यते---सिद्धा० । सम०--अक्षी,--नेत्रा, 
->>लोचना एक पक्षिविशेष, मना,-अज्भः (वि०) धारी 
दार, चित्तीदार, शरीरधारी (गम) सिदूर,---अन्नम्‌ 
रंगदार मसालों से प्रसाघित चावल--याज्ञ ० १।३०४ 
-- अपूपः एक प्रकार का पूड़ा,---अपित (वि०) तस्वीर 
में उतारा हुआ, चित्रित, आरम्भ: (वि०) चित्रित 
--रघृ० २३१, कु० ३।४२--आक्ृतिः (स्त्री०) 
चित्रित प्रतिकृति, आलोकचित्र,--आयसम्‌ इस्पात 
--आरम्भः चित्रित दृश्य, चित्र की रूपरेखा - विक्रम० 
१।४,--उक्तिः (स्त्री०) . रुचिकर या वाक॒चातुय 
से पूर्ण प्रवचन --जयन्ति ते पञ्चमनादमित्रचित्रोक्ति 
संदर्भविभषणेष॒---विक्रम ० १११० 2. आकाशवाणी 
3. अदर्भतकहानी,--ओदनः हल्दी से रगा पीला भात 
--कण्ठः कबतर,--कथारापः रोचक तथा मनोरंजक 
कहानियाँ सुनाना,-कम्बल: . छींट को बनी हाथी की 
झूल 2. " रंग बिरंगा कालीन,--करः . चित्रकार 


न्‍ 


( 


2. नाटक का पात्र या अभिनेता,-करममन्‌ (नपुं ०) . असा- 
धारण काये 2. विभूषित करना, सजाना 3. तस्वीर 
4. जादू, (पूं०) . आइचर्यजनक करतब करने वाला 
जादूगर 2. चित्रकार, विद (पुं०) ।. चित्रकार 

जादगर,--कायः साधारण शेर 2. चीता,--कारः 
. चित्रकारी करने वाला 2. एक वर्णसंकर जाति 
(स्थपतेरपि गान्धिक्यां चित्रकारों व्यजायत-पराशर० ) 
--क्‌ट: एक पहाड़ का नाम, इलाहाबाद के निकट एक 
जिले का नाम -रघु० १२॥१५, १३।४७, उत्तर० १, 
--कत्‌ (पुं०) चित्रकार, -क्रिया चित्रकारी,-ग 
--गत (वि०) चित्रित किया हुआ, -गन्धम्‌ हरताल 
--गप्तः यमराज के कार्यालय में मनष्यों के गुण तथा 
अवगणों को लिखने वाला--मद्रा० १।२०,--गहम्‌ 
चित्रित घर,--जल्पः अटकलपच्च और असंबद्ध बात 
विभिन्‍न बिषयों पर बातचीत,-त्वच (पुं०) भूज वृक्ष 
--दण्डकः कपास का पौधा, -ज्यस्त (वि०) चित्रित 
तस्वीर में उतारा हुआ - कु० २।२४,--पक्षः चकोर- 
सद॒श तीतर,---पट:,--ट्टृः . आलेख, तस्वीर 2. रंगीन 
या चारखानेदार कपड़ा,-पद, (वि०) . भिन्‍न २ भागों 


में विभक्‍त 2. ललित पदावली से युकत,--पादा मना, 
सारिका,--पिच्छकः मोर,-पंखः एक प्रकार का बाण 
- पृष्ठ: चिड़िया,--फलकम्‌ चित्र-पटल, चित्र रखने 
का तख्ता,-- बहें: मोर,-भान: . आग 2. सूय (चित्र 
भान्‌विभातीति दिन रवौ राजत्रो वक्नौ-काव्य० २, 
अंजन विधि का निदर्शन दिया गया हुं) 3. भेरव 
4. मदार का पौधा,--मण्डरः एक प्रकार का साँप 
>-मगः चित्तीदार हरिण,--मेखलः मोर,--योधिन 
(पूं०) अर्जुन का विशेषण,--रथः . सूर्य 2. गंधर्वों 
के एक राजा का नाम, मृनि नामक पत्नी से कश्यप के 
१६ पुत्र हुए चित्ररथ उनमें से एक हे--अत्र मुनेस्त- 
नयश्चित्रसेनादीनां पञ्चदशानां भश्रातणामधिको गण 
' घोडशब्चित्ररथो नाम समत्पन्न:-क्राव्य ० १३६, विक्रम ० 
१, लेख (वि०) सुन्दर रूपरेखा वाला, अत्यन्त मंडला- 
कार-रुचिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे श्रुवौ--गीत ० 
१०, (खा) बाणासुर की पुत्री, उषा की एक सहेली 
(जब उषा ने अपना स्वप्न अपनी सहेली चित्रलेखा को 
सुनाया, तो उसने यह सुझाव दिया कि इस चित्र को 
आस-पास के राज्यों में घमाया जाय, इस प्रकार जब 
उषा ने अनिरुद्ध को पहचान लिया तो चित्रलेखा ने 
अपने जादू के द्वारा अनिरुद्ध को उषा के महल में 
बुलवा दिया ),---लेखकः चित्रका र-लेखनिका चित्रकार 
को तुंलिका, कंची,--विचित्र (वि०) ।. रंगबिरंगा 
चित्तकबरा 2. बलबूटंदार,--विद्या चित्रकला-भाला 
चित्रकार का कार्यालय,--शझ्िखण्डिन (पूं०) सात 
ऋषियों (मरीचि, अंगिरस, अत्रनि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 


३८२ ) 


और वसिष्ठ) का विशेषण, जः बहस्पति का विशेषण 
--संस्थ (वि०) चित्रित,.--हस्त: यद्ध के अवसर पर 
हाथों की विशष अवस्थिति । 
चित्रकः | चित्र--कन ] ॥. चित्रकार 2. सामान्य शेर 
3, छोटा शिकारी चीता 4. एक वक्ष का नाम,--कम 
मस्तक पर साम्प्रदायिक तिलक । 
चित्रल्‌ (वि०) [ चित्र+कल | चितकबरा, चित्तीदार, 
->लः रंगविरंगा रंग । 
चित्रा [चित्र-- अच्‌ -+-टापृ | चांद्र मास का चोदहवाँ नक्षत्र, 
हिमनिर्मुक्तयोयोंगे चित्राचंद्रमसोरिव--रघु० १।४६ | 
सम ०--अटी रः, -- ईशः चाँद । 
चित्रिक: [चत्र|-क पृषो० साध: | चत्र का महीना । 
चित्रिणी [चित्र+णिनि, चित्र अस्त्यर्थं इनि वा] भांति 
के बद्धिवंभव ओर श्रेष्ठताओं से यकक्‍त स्त्री, रतिश्ञास्त्र 
में वणित चार प्रकार (पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी 
और हस्तिनी या करिणी) कोी स्त्रियों में एक। 
रतिमंजरी में “चित्रिणी' की परिभाषा इस प्रकार दी 
“गई है :--भवति रतिरसज्ञा नातिखर्वा न दीर्घा 
तिलकुसुमसुनासा स्‍स्निग्धनीलोत्पलाक्षी-घन कठिन- 
कुचाढ्या सुंदरी बद्धशीला, सकलगृणविचित्रा चित्रिणी 
चित्रवक्‍त्रा ॥ 8॥ 
चित्रित (वि०) [ चित्र+-कक्‍्त ] . रंगबिरंगा, चित्तीदार 
2. चित्रकारी से यक्‍त । 
चित्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [चि-+-इनि] . आइ्चय- 
कारी 2 रंगबिरंगा । 
चित्रीयते (ना० धा०--आ०-- . आइचर्य पंदा करना, 
आइश्चयजनक होना-एवमत्तरोत्तरभावशिचत्रीयते जीव- 
लोक:--महावी० ५, भटद्गि० १७।६४, १८२२ 
2. आइचय करना । 
चिन्त्‌ (चुरा० उभ०--चिन्तयति-ते, चिन्तित) . सोचना, 
विचारना, विमश्श करना, चिन्तन करना--तच्छत्वा 


पिड्रलकश्चिन्तयामास-पंच ० 4. चिन्तय तावत्केनापदे- 
शेन पुनराश्रमपदं गच्छाम:--श० 2. सोचना, विचार 
करना, मन में लाना--तस्मादेतत्‌ (वित्त) न चिन्तयत्‌ 
-- हि० १, तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयत्‌ 
मनु० ८।३२८१, ४॥२५८, पंच० १।१३५, चौर० 

3. ध्यान करना, देखभाल करना, देखरेख रखना 
--रघु० १।६४ 4. प्रत्यास्मरण करता, याद करना, 
5. मालम करना, उपाय करना, खोज करना, सोच 
कर उपाय निकालना---कोष्प्युपायश्चिन्त्यताम्‌- हिं० 
१ 6. खयाल रखना, सम्मान करना 7. तोलना, 
विशेषता बताना 8. चर्चा करना, निरूपण करना 
प्रतिपादन करना, अन--, बार बार चिन्तन करना, 
पिछला याद करना, मन में तोलना--श० २।९, भग० 
८।८, परि -- , . सोचना, विचारना, कतना-त्वमेव 


| 


| 
। 
। 
! 
। 
। 


है 


तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमहँत:--कु० 
५॥६७, भग० १०१७ 2. चिन्तन करना, याद करना, 
ध्यान में लाना 3. तरकीब निकालना, मालम करना, 
वि--, . सोचना, विचारना 2. चिन्तन करना, 
आकलन करना, ध्यानमग्न होना>-श० ४॥१ 
3. विचारकोटि में रखना, ध्यान रखना, खयाल करना 
-अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमवनानच्च: कुल चात्मन: 
-“श० ४१६ 4. इरादा करना, स्थिर करना, निश्चय 
करना---5. उपाय ढूुँढना, मालम करना, खोज 
निकालना, सम्‌--, 4. सोचना, विचारना, विमर्श 
करना, चिन्तनरत होना--याज्ञ ० १।३५९, चौर० ३२ 
2. (मन में) तोलना, विशेषता बताना । 


चिन्तनम्‌,--ना [ चिन्त्‌ --ल्यूट | 4. सोचना, विचारना, 


चिन्तनरत होना-मनसा5निष्टचिन्तनमू_ मनु० १२॥५ 
2. आतुर चिन्तन । 


चिन्ता [चिन्त्‌ू+-णिच्‌-/-अड--टाप्‌] 4. चिन्तन, विचार 


2. दुःखंद या शोकपूृर्ण विचार, परवाह, फ़िकर 
>5वचिन्ताजडं दशनम्‌--श ० ४।५, इसी प्रकार 'वीत- 
चिन्त: १२ 3. विचारविमर्श, विचारण 4. (अलं० 
शा० में) चिन्ता--३३ संचारी भावों में से एक 
“ध्यान चिन्ता हितानाप्ते: शुन्यता इवासतापकृत 
एूएसा० द० २०१ । सम०--आकुल (वि०) चिन्ता- 
मग्त, व्याकुल, आतुर,--कऋरभन्‌ (नपुं०) चिन्ता करना 
“पर (वि०) चिन्तनशील, चिन्तातुर, --मणिः 
काल्पनिक रत्न--(यह जिसके पास होता है, कहते 
हैं, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण कर देता है) दार्शनिकों 
की मणि--काचमूल्यन विक्रीतो हन्‍त चिन्तामणिमंया 
“जा० ११२, तदेकलब्धे हृदि मेउस्ति लब्धंं चिन्ता न 
चित्तामणिमप्यनष्यंम्‌ू--ने ० ३३८१, १।१४५,-वेइ्सन, 

(नपु०) परिषद्‌ भवन, मंत्रणागह । 

चिन्तिडी [ --तिन्तिडी, पृषो० तस्य चत्वम्‌ ] इमली का 
पेड़ । 

चिन्तित (वि०) [ चिन्त्‌--क्त ] 4. सोचा हुआ, विमृष्ट 
2. उपेत, विचार किया हुआ । 

चिन्तितिः (स्त्री ०) चिन्तिया [चिन्त्‌--क्तिनू, घ वा] सोच, 
विमश, विचार ! 


चिपट (वि०) [नि नता नासिका विद्यतेहस्थ नि-- पटच्‌, 


। 


२३८३ 


/ 


चि आदेश:| चपटी नाक वाला,--ठः चिउडा, चपटा 
किया हुआ चावल या अनाज, चौले । 


चिपिट: [ नि--पिटच्‌ थि आदेश: | दे” चिपट। सम० 


“ग्रीव (वि०) छोटी दर्दंन वाला,--नास,--नासिक 
(वि०) चपटी नाक वाला । 


चिपिटकः, चिपुटः [चिपिट-|-कन्‌,--चिपिट पृषो० साधु:] 


चिउड़ा, चौले । 


चिबु (व) कम्‌ [ चिव्‌ (ब)--उ-+-कन्‌, पृषो० हस्वः | 


ठडी, चिबुक सुदृशः स्पृशामि यावत्‌ --भामि० २।३४ 
याज्ञ ७ २३।९८ । 


चिमि: [चि--मिक बा०] तोता । 
चिर (वि०) [चि+रक्‌ | दीघं, दीघंकाल तक रहने वाला, 


दीघकाल से चला आया, पुराना--चिरविरह, चिर- 
काल, चिरमित्रमू--आदि,--रम्‌ दी्घंकाल (विद्य० 
'चिर शब्द का अप्रधान कारकों में एक वचन क्रिया 
विशेषण को भाँति प्रयुक्त होता ह॑ँ और निम्नांकित 
अर्थ प्रकट करता है :--दीघंकाल' 'दीघ॑काल तक' 
'दीघंकाल के पर्चात्‌' 'दीघंकाल से” “आखिर कार 
अन्त में आदि--न चिरं पव्वते वसेत्‌ृ--मन्‌० ४६०, 
ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतामू--रघ्‌० ३३५, ६२, 
अमरु ७९, कियच्चिरेगायं॑पृत्र: प्रतिपत्ति दास्यति --श० 
६, रघु० ५६४, प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव 
एरबु० १४५९, कु० ५४७, अमरु ३, चिरात्सुत- 
स्पशरसज्ञतां ययौ --रघु० ३३२६, ११।६३, १२।६७, 
चिर॒स्य वाच्यं न गत: प्रजापति:--श० ५।१५, चिरे 
कुर्यात्‌--शत० । सम०--आयुस्‌ (वि०) दी्घ आय 
वाला (पुं०) देवता, --आरोध: विलम्बित घेरा, नाके- 
बन्दी,--उत्थ (वि०) दीघे काल तक रहने वाला, 
कार, --कारिक, --कारिन्‌--क्रिय (वि०) मन्थर, 
विलम्बी, ढीला, दीघंसूषी, कालः दीर्घकाल,-कालिक, 
“कालीन (वि०) दीघंकाल से चल। आता हुआ, 
पुराना, दीघकाल से चालू, (रोग के विषय में) जीर्ण 
या दीघेकालानुबन्धी,-.-जात (वि०) बहुत समय पहले 
उत्पन्न, पुराना,--जीविनू (वि०) दीघंजीवी (पूं० ) 
उन सात चिरजीवियों का विशेषण जो “अमर' समझे 
जाते हैं (अश्वत्थामा बलिव्यासो हनमांद्च विभीषण:, 
कैप: परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः )-पाकिन्‌ (वि०) 
देर से पकने वाला,--पुष्प: बकुल वृक्ष,-मित्रम॒ पुराना 
मित्र, -मेहिन्‌ (पुं०) गधा,--रात्रम्‌ बहुत रातें, दीघ- 
काल, डउबित (वि०) जो दीघेकाल तक रह चुका हो, 
--विप्रोषित (वि०) दीघेकाल से निर्वासित, प्रवासी, 
“:स्ता,--सूतिका वह गाय जो कई बछड़े दे चकी हो 
: सेवक: पुराना नौकर,--स्थ,--स्थायिन्‌,--स्थित 
(वि०) टिकाऊ, देर तक चलने वाला, चाल रहने 
वाला, पायेदार | 


( इ८४ ) 


चिरञ्जोव (वि०) [चिरम्‌ जीव +-अच्‌ | दीघये या लम्बी 
उम्र वाला,--व: काम का विशेषण । 

चिरण्ठटी, चिरिण्टी [चिरे अटति पितगृहात भर्तंगेहम--अट 
-+अच, पृषो० तारा०] !. विवाहित या अविवाहित 
लड़को जो सयानी होने पर भी अपने पिता के घर ही 
रहे 2. तरुणी, जवान स्त्री । 

चिरत्न (वि०) (स्त्री०--त्नो) [चिरे भव: -चिर-+त्न] 
चिरकालीन, पुराना, प्राचीन । 

चिरनतन (वि०) (स्त्री० -नी) [चिरंमस+ट्यल, तुट, च|] 
चिरागत, पुराना, प्राचीन,--त्वहस्तदत्ते मनिमासन 
मनिध्चिरन्तनस्तावदभिन्यवीविशत - -शि० ११५, 
चिरन्तनः सुहृद--आदि । 

चिरायति (ना० धा० प्र० (चिरायते भी)) विलम्ब 
करना, ढील देना-- कथं चिरयति पाज्चाली-वेणी ० १, 
कि चिरायितं भवता, संकेतके चिरयतिप्रवरो विनोद: 
“मंच्छ० ३॥३ । 

चिरिः [ चिनोति मनष्यवत्‌ वाक्यानि 

चिरु [चिरुक्‌| कन्धे का जोड़ । 


चिभेंटी [चिर-!-भट +अच +-छडीपष, पृषी० | एक प्रकार की 
ककड़ी । 

चिल (तुदा० पर०--चिलति ) कपड़े पहनना, वस्त्र धारण 
करना । 

चिलमी (मि) लिका [चिल--मी (मि) लू+ण्व॒ुल -+- टापू, 
इत्वम्‌ | . एक प्रकार का हार 2. जुगन्‌ 3. बिजली । 

बचिलल (म्वा० पर०--चिल्लति, चिल्लित ) 3. ढीला होना, 
शिथिल होना पिलपिला होना 2. आराम से काम 
करना, क्रीड़ासकत होना । 

चिल्लः,--ल्ला [चिल्ल --अच, स्त्रियां टाप] चील । सम० 
--आभः गठकत रा, जंबकतरा । 

चिह्लिका,चिल्‍ली [चिल्ल--इन्‌ +कन्‌ +ठापू, चिल्लि-- 
डीष | झींग्र---तु ० भिहिलिका । 

चित्रि: [चीव्‌--इन्‌ पृषो०] ठोडी । 


चिह्लम | चिह्न + अच | . निशान, घब्बा, छाप, प्रतीक, 
कुलचि क्व, बिल्‍ला, लक्षण---म्रामेष्‌ यपतचि छलेष्‌ - रघु० 
१।४४, ३।५५, संनिपातस्य चिह्मानि--पंच० १।१७७ 
2. संकेत, इंगित--प्रसादचि क्वानि पुर: फलानि - रघु० 
२।२२, - प्रहरषचि क्ल - २६८ 3. राशिचिह्न 4. लक्ष्य 
दिशा | सम० --कारिन (वि) . चिह्न लगाने वाला 
दाग लगाने वाला 2. प्रहार करने वाला, घायल करने 
वाला, हत्या करने वाला 3. डरावना, विकराल । 
चिहछ्धित(व०) [चि क्न+क्‍्त], . निशान लगा हुआ, संके- 
तित, मुद्रांकित, किसी पद का बिल्‍ला लगाये हुए-याज्न ० 
२।८६, १॥।३१८, दिवा चरेयु: कार्यार्थ चिह्निता 
राजशासने:--मन ० १०॥५५, २।१७० 2. दागी 
- 3. ज्ञात, अभिहित । 


चि--रिक | तोता । 


चीत्कार: | चीत-+कृ+घवज्म |] अन॒करणमलक शब्द, कुछ 
जानवरों की कन्दन विशेषकर गधघेकी रंक या हाथी 
की चिघाड़,-स विषीदरतिचीत्कारादगदंभस्ताडितो यथा 
-हि० २।३१, वतायक्यश्चिरं वो वदनविघृतयः पान्तु 
चीत्कारवत्य: मा० १॥१। 

चीन:[चि+तक, दीघे:] 4. एक देश का नाम, वतेमान 
चीनदेश 2. हरिण का एक प्रकार 3. एक प्रकार का 
कपड़ा - नाः (पुं० ब० ब० ) चीन देश के निवासी या 
शासक,-नम (. झंडा 2. आँखों के किनारों पर बाँधन 
के लिए पट॒ठी 3. सीसा | सम०--अंशुकम्‌,---वासस्‌ 
(नपुं०) चीन का कपड़ा, रेशम, रेशमी कपड़ा 
>-चीतांशकमिव केती: प्रतिवातं॑ नीयमानस्थ-श० 
१।३४, कु० ७।३, अमरु ७५,- कर्पर: एक प्रकार का 
कपूर, - जम इस्पात,- पिष्टम . सिन्दूर 2. सीसा 
-“-वद्धम सीसा । 

चोनाक: [चीन--अक्‌ +अण्‌ | एक प्रकार का कपूर। 

चीरम [वि +-क्रन्‌ दीघंश्च | . चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा 
धज्जी, - मन ० ६।६ 2. वल्कल 3. वस्त्र या पोशाक 
4. चार लड़ियों का मोतियों का हार 5. चौड़ी घारी, 
रेखा, लकीर 6. रेखाएं बनाकर लिखना 7. सीसा । 
सम० - परिग्रह,--वासस्‌ ( वि० ) . वल्कलघारी 
कु० ६।९२, मन॒ु० ११॥१०१ 2. चिथड़े या फटे 
पुराने कपड़े पहने हुए । 

चोरिः (स्त्री०) [चि-+-क्रि, दीघ० | . आँखों को ढकने का 
पर्दा 2. झींगर 3. नीचे पहनने वाले कपड़े की झालर 
या गोट । 

चीरि (रु) का [चीरि+क +क +टठाप | [ +-चीरिका पृषो ० 
साध: | झीड्गर । 

चीण (वि) [ चर-+-नक, पृषो० अत ईत्वम्‌ ]. किया 
हुआ, अनुष्ठित, पालित 2. अधीत, दोहराया हुआ 
3. विदीर्ण किया हुआ, विभाजित, 4. सम०- पर्ण 
खजूर का पेड़ । 

चोलिका (ची--ला--क-+टाप्‌ इत्वम] झिंगर । 

चीव ( म्वा० उभ०-चीवति-ते) 4. पहनना, ओढ़ना 2. लेना 
ग्रहण करना 3. पकड़ता । 


चीकरम [ चि-+ष्वरच्‌ नि० दीधः, चीव्‌+अरच्‌ वा |] 
]. पोशाक, फटा-पुराना, चिथड़ा - प्रेतवीवरवसा 
स्वनोग्रया - रघ० ११॥१६ 2. भिक्षक का परिधान 
विशेषकर बौद्ध भिक्ष के वस्त्र, चीवराणि परिधत्ते-- 
सिद्धा०, चीरचीवरपरिच्छदां-- मा० १, प्रक्षालित 
मेतन्मया चीवरखण्डम्‌ू--मच्छ ० ८ । 

चीवरिन्‌ (पुं०) [चीवर+-इनि] 4. बौद्ध या ज॑न भिक्षक 
2. भिक्षक । 

चकक्‍्कार: [चक्‍क +अच्‌ --चक्‍क | आ +- रा +क | सिह की 
गर्जन या दहाड़ । 


( २८५ ) 


चक्र: [ चक --रक, अत उत्वं च] 4. एक प्रकार की अमलबंत 
या अम्ललोणिका 2. खटास, --क्रम खटास, अम्लता । 
सम० --फलपम्त इमली का फल, -वास्तुकम्‌ खटमिट्ठा 
चोका, अम्ललोणिका । 

चुक्रा [चुक्र--टाप| इमली का पेड़ । 

चक्रिमन (पं०) [चक्र--इमनिच्‌ | खटास, खट॒टापन । 

चचकः,--कम, चचकम [चच इति अव्यक्तशब्द कायति 

+ऊक, पृषो ० दीघ | चूची का बिटकना या घंडी 


(वि०) [कुछ समासों के अन्त में प्रयक्त] प्रख्यात 
प्रसिद्ध, विश्रत, कुशल--अक्ष र', चार” आदि । 
चुण्टा, -डा [चुंट (ड)--अच्‌-+टाप्‌ू| छोटा कुआँ या 
जलाशय । 

चुत्‌ (भ्वा० पर०--चोसति | चूना, टपकना, दे० च्यूत्‌ । 

चतः [चुत्‌--क | गृदा । 

चुद्‌ (चुरा० उभ० -चोदयति --ते, चोदित) 4. भेजना 
निदेश देता, आग फंकना, प्रेरित करना, हाँकना 
धकेलना--चोदयाइवान---श० १ 2. प्रणोदित करना 
स्फूति देता, ठेलना, सजीव बनाना, उकसाना--रघु ० 
४२४, मार्गप्रदशन करना, फ्सलाना--रंघु० १०६७ 
3. शीक्रता करना, त्वरित करना 4. प्रश्न करना, 
पूछना 5. साग्रह निवेदन करना 6, प्रस्तुत करना, 
तक या आशक्षेप के रूप में सामने लाना, परि - 
4. धकेलना, निदेश देना, भेजना 2. उकसाना, प्रोत्सा- 
हित करना, प्र-, . ठेलना, प्रणोदित करना, स्फति देना 
उकसाना-चापलाय प्रचोदित:-रघ्‌ ० १।९. 2. हाँकना 


हाकना, स्फूति देता, धकेलना 3. निदेश देना 
सम ---, . निदेश देना, उकसाना, ठलना 2. फेकना, 
आगे बढ़ाना । 


चुन्दी (चुन्द-अच्‌ नि० डीष) दूती, कुटनी । 

चुय्‌ (भ्वा० पर० --चोपति) शन: शने: चलना, दबे पाँव 
चलना, चुपचाप खिसकना । 

चब॒कः [->चिबक, पृषो ०] ठोडी । 

चुम्ब॒ ( भ्वा ०--चुरा० उभ० - चुम्बति-ते, चुम्बबति--ते, 


चु म्बत) . चुंबन करना, (आलं० से भी) श्लिष्यति : 


चुम्बति जलधरकलपं हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्‌-- 
गीत० ६, प्रियामुखं किपुरुषश्चु व म्बे-कु० ३।३८ अमरु 
१६, हि० ४॥१३२ 2. सुकुमा रता पूर्वक स्पर्श करना 
छते हुए चलना-उत्तर ० ४।१५, परि--,चूमना --ऋतु० 
९।१७, अमरु ७७। 
चुम्बः,--बा [चुम्ब्‌--अक, घञ वा, स्त्रियां टाप्‌] चुंबन, 
चमना । 
चम्बक: [चम्ब--ण्वल | . चमने वाला 2. कामी, कामासक्त, 
कामक 3. बदमाश, ठग 4. जिसने चम लिया, जिसने 
अनंक विषयों को छ लिया, पल्‍लवग्राही विद्वान 5. चंबक 
पत्थर (चकमक ) । 
४९ 


चम्बनम [| चम्ब्‌-ल्यट | चमना, चुंबन-चम्बनं देहि मे भाय 
कामचांडालतृप्तये---रस ० । 

चुर (चुरा० उभ०--चोरयति---ते, चोरित) 4. लटना, 
चुराना -मनु० ८।३३३ विक्रम० ३।१७ 2. (आलु०) 
वहन करना, रखना, अधिकार में करना, लेना, धारण 
करना-अच्‌ चुरच्चन्द्रमसोईभि रामताम्‌ - शि० १।१६। 

चरा [च्र-+अ--टाप] चोरी । 


चुरिः--री (स्त्री०) [| चुर-+कि, चुरि-+डछीष्‌ ] छोटा 
कुआँ | 

चलकः | चुल--उकजञा ] . गहरा कीचड़ 2. एक घंट या 
हथेली भर पानी, चुल्ल,--ममौ स भद्वं चुल॒के समुद्र 
-“न० ८।४५, ज्ञात्वा विधातुर्चलकात प्रसृतिम्‌-विक्र- 
मादडू ० १।३७ 3. छोटा बतन । 

चुल॒किन (पूं०) | चुलक--इनि | संस, उलपी । 

चलम्प्‌ (म्वा० पर०--चुलम्पयति) 4. झलना, डोलना 
इधर उधर हिलना दोलायमान होना, उद--. झोट 
लेना 2. आन्दोलित होना--अम्बोधनॉालिकेलीरसमिव 
चलकंरुच्च लम्पन्त्यपो यैं--महावी ० ५॥८ । 

चुल॒म्पः | चुलम्पू-घव्म ] बच्चों को लाड प्यार करना । 


'चलम्पा | चलम्प--टाप्‌ | बकरी। 


चलल्‍ल (म्वा० पर०--चुल्लति) खेलना, क्रीडा करना, 
प्रेमोन्‍्माद में प्रीतिस॒चक संकेत करना । 

चुल्लि: | चुल्ल +इन्‌ | चूल्हा । 

चली [ चल्लि--डीप | . चल्हा 2. चिता । 

चचकम, चचकम्‌ | चष्‌-|-उकञझा , षकारस्य चकार:, चच्‌क 
पृषो ० | चूची का विटकना या घण्डी--शि० ७।१९। 

चडकः | चडा-+कन, ह्ूस्वः | का । 

चडा [चूल--अडः, लस्य ड:, दीघ० नि० ] . बालों की चोटी 
चटिया (मृण्डन संस्कार के अवसर पर रकक्‍खी हुई 
शिखा ) रघृ० १८।५१ 2. मण्डन संस्कार 3. मर्गे की 
या मोर की कलगगी 4. ताज, मकुट, उष्णीष 5. सिर 
6. शिखर, चोटी 7. चौबारा, अटारी 8. कुआँ 
9. (कलाई में पहना जाने वाला) आभूषण । सम० 
--“करणम्‌,--कर्मन्‌ (नपुं०) मण्डन संस्कार--मन्‌ ० 
२।३५,-पाशः बालों का गच्छा, केश सम ह-- चडा- 
पाश नवकुरबकम्‌ - मेघ० ६५- मणिः,-- रत्नम 
. सिर पर धारण किया जानें केला आभषण 
चूडामणि, शीषेफूल (आलं० से भी) 2. बढ़िया श्रेष्ठ 
(प्रायः समास के अन्त मे ) । 

चूडार,-ल (वि०) [ च॒ुडा+ऋ#--अण्‌, चडा--लच | 
. सिर पर चुटिया रखने वाला, शिखायक्त 2. कल- 
गीदार। 

चूतः [ चूष-+-क्त पूषो० ] 2. आम का पेड़,-- ईषद्वद्धरज: 
कणाग्रकपिशा चूते नवा मज्जरी-विक्रम० २।७, 
चूताडःकुरास्वादकषायकण्ठ:-कु० ३॥।३२ 2. कामदेव 


( २८६ ) 


के पाँच बाणों में से एक, दे० पंचवाण,--तम्‌ गुदा, 
मलद्वार । 

चण (चुरा० उभ० -चूर्णयति-ते, चणित) चूरा२ करना, 
कुचलना, पीस देना 2. चकनाचर करना, कुचल देना 
--सम्‌,--रसड़ देना, कुचल देना--संच ण॑यामि गदया 
न सुयोधनोरु- वेणी ० १।१५। 

चण:ः,--णम [ चण-+-अच्‌ | . चूरा 2. आटा 3. घूल 
4. सुगन्धित चूरा, पिसा हुआ चन्दन, कपूर आदि 
--भवत्ति विफलप्रेरणा चर्णमष्टि:--मेघ० ६८ णे 
. खडिया 2. चना। सम०-कारः चूता फकदे 
वाला,--कुन्तल: घृंघर, घुंघराले बाल, अलके-समं के र- 
लकान्तानां चूणकुन्तलवल्लिभि:--विक्रमादू:० ४।२, 
-“खण्डम्‌ कड़्भूड, बजरी,--पारद: शिगरफ, सिन्दूर, 
--योगः गन्ध द्र॒व्यों का चूर्ण । 


चर्णक: [ चण--कन्‌ | भून कर पीसा हुआ अनाज, सत्त्‌ 


--कम्‌ . सुगन्धित चरा 2. गद्य रचना की एक शैली 
जो कर्णकट शब्दों से रहित तथा अल्प समास वाली 
हो--अकठोाराक्षरं स्वल्पसमासं चूर्णक विदु:--छं ० ६। 

चर्णनम [ चर्ण --ल्यट | कुचलना, पीसना । 

चणिः.र्णो (स्त्री०) [ चर्ण+इन्‌ , चूणि+हीष | 
. पीसा हुआ, चरा 2. सौ कीड़ियों का समूह । 

चणिका [ चर्ण+ठन्‌+-टाप | . भूना हुआ और पिसा 
हुआ अनाज, सत्तू 2. सरल गद्यरचना को एक शली । 

चर्णित (वि०) [ चूर्ण --क्त | . पीसा हुआ, चूरा किया 
हुआ 2. कुचला हुआ, रगड़ा हुआ, चूर-चूर किया 
हुआ, टुकड़ें २ किया हुआ--कु ० ५२४ । 

चंलः | चल-क पषो० दीघ॑ | बाल, केश,--रा . ऊपर 
का कक्ष 2. शिखर 3. घमकेतु की शिखा । 


चलिका [ चल-+पण्वल पषो० दीधघ:ः | 7. मर्ग को कलगी 
2. हाथी की कनप्टी 3. (नाटकों में) नेपथ्य में पात्रों 
द्वारा किसी घटना का संकेत--अन्तर्जवनिकासंस्थ: 
सूचनार्थस्य चूलिका--सा० द० ३१०, उदा० महावीर- 
चरित के चौथ अंक के आरंभ मे । 

चथय (म्वा० पर०--चूषति, चूषित) पीना, चूसना, चूस 
लेना । 

चवा | चष्‌ू--क--टाप्‌ | !. (हाथी का) चमड़े का तंग 
2. चसना 3. मेखला । 

चष्यम [ चष + ण्यत | चसे जाने वाले भोज्य पदार्थ । 

चत्‌ । (तुदा० पर०-चतति) 7. चोट पहुँचाना, मार 
डालना 2. बांधना, एक जगह जोड़ना, ! (म्वा० पर० 
चुरा० उभ०--चर्तंति, च्तेयति--ते) जलाना, प्रज्व- 
लित करना | 

चेकितानः [ कित्‌॒+यडः+-शानच, यड्ोो लक, धातोहित्वम | 
. शिव का विशेषण 2. यद॒वंशीराजा जो पांडवों की 
ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ा। 


चेट:,--डः [ चिट्‌ू-अच्‌, वा टस्य डः ] . नौकर 2. विट, 
उपपत्ति ।_ 

चेटि (डि) का, चेटिः (टी) (डी)--| चिट्‌+ ण्व॒ल -| 
टापू, इत्वं, पक्ने डत्वम, डीप, डत्वम वा | सेविका 
दासी । 

चेतन (वि०) (स्त्रिण--नी) [ चित्‌-ल्यद | . सजीव, 
जीवित, जीवधारी, सचेत, संवेदनशील ---चेतनाचेतनेष्‌ 
--मेघ ० ५, सजीव ओर निर्जीव 2. दश्यमान,-न 
. सचेत प्राणी, मनृष्य 2. आत्मा, मन 3. परमात्मा 
--ना ॥. ज्ञान, संज्ञा, प्रतिबोध--चुलकयति मदीयां 
चेतनां चञचरीक:--रस ०, रघु० १२। १४, चेतनां प्रति- 
पद्यतै--संज्ञा फिर प्राप्त कर लेता हैँ 2. समझ, प्रज्ञा 
“>-पदिचिमादामभिनीयामातध्रसादमभिव चेतता--रघु ० 
१७।१ 3. जीवन, प्राण, सजीवता --भग० १३॥६ 
4. बद्धिमत्ता, विचारविमश । 

चेतस (नपं०) [ चित्‌ +असुन्‌ | !. चेतला, ज्ञान 2. चितन- 
शील आत्मा, तकना शक्ति 3. मन, हृदय, आत्मा 
>-चेत: प्रसादयति--भर्त ० २।२१, गच्छति पुरः शरीर 
धावति पश्चादसंस्तुतं चेत:--श ० १।३४ । सम०--ज- 
न्मत्‌,-- भवः,/-भूः (पुं०) ॥. प्रेम, आवेश 2. कामदेव, 
“-विकारः मन को विक्ृति, संवेग, क्षोभ । 

चेतोमत (वि०) [ चेतष्‌-- मतुप्‌ | जिन्दा, जीवित । 


चेद (अव्य०) यदि, बशतें कि, यद्यपि (वाक्य के आरंभ में 
कभी भी प्रयोग नहीं होता )--अगि रोषमरीकरोषि 
नोचेत्किमपि त्वां प्रतिवारिध वदाम:--भाभमि० १।४४ 
--कु० ४॥९, - इतिचेदुू--न, यदि एसा कहा गया 

(हम उत्तर देते हैं) तो एसा नहीं (विंवोदास्पद 
विषयों में बहुधा प्रयोग होता हैँ) - सन्निधानमात्रेण 
राजप्रभृतीनां दुष्ट कर्तृत्वभिति चेन्त्र-- शत ०, अथ चेद्‌- 
परन्तु यदि । 

चेदि: (पं० ब० ब०) एक देश का नाम--तदीशितारं चेदीनां 
भवांस्तमवर्मस्त मा -शि० २।९५, ६३। सम० 
-“4तिः,--भूभृत्‌ (पुं०),- राज्‌ (पुं०)--राजः शिक्षु- 
पाल, दम्रघोष का पुत्र, चेदिदेश का राजा-शि० २।९६, 
दे० 'शिशपाल । 

चेय (धि०) [ चि+यत | !. ढर लेगान के योग्य 2. एकत्र 
करने योग्य, संग्रह किय जाने के योग्य । 

चेल (भ्वा० पर०- चेलति) 4. जाना, हिलना-जुलना 
2. हिलना, क्षब्ध होना, कांपना । 

चेलम [ चिल-|- घञा | . वस्त्र, पोशाक-#ुसुम्भारुणं चारु 
चेल॑ वसाना--जग० 2. (समास के अन्त में) बरा 
दुष्ट, कमीना--भायचिलम्‌ --बरी पत्नी। सम०» 
- प्रक्षालकः घोबी । 

चेलिका [ चंछ---कन्‌ +टाप, इत्वम | चोली, अंगिया । 

चेष्ट (म्वा० आ०- चेष्टते, चेष्टित) . हिलना-जुलना, 


मी कि की क# हूँ ही कि में 


( २८७ ) 


हिलना-डुलना, सक्रिय होना, जीवन के चिह्नू दिखलाना 
>5यदी स देवो जागति तदेद॑ चेष्टते जगत्‌--मन ० 
१।५२ 2. प्रयत्त करना, कोशिश करना, प्रथास करना 
सघष करना 3. अनुष्ठान करना, (कुछ काये ) करना 
व्यवहार करना--वि---, [. हिलना-डलना, चलना- 
फिरना, गतिशील होना, इधर-उधर फिरना 2. कार्य 
करना, व्यवहार करना । 
चेष्टकः | चेष्ट-- ण्वल | संभोग का आसन विदेष, रतिबंघ । 
चेष्टनम [ चेष्ट--ल्यट । 4. गति 2. प्रयत्न, प्रयास । 


चेष्टा | चेष्ट+-अडः--टाप्‌ | . चाल, गति--किमस्माक॑ 
स्वामिचष्टानिरूपणेन --हि० ३ 2. संकेत, कर्म-चेष्टया 
भाषणेन च नेत्रवक्‍त्र विकारे३च लक्ष्यतेडन्तर्गंतं मन:-मनु ० 
८॥२६ 3, प्रयत्न, प्रयास 4. व्यवहार । सम०---नाशझ 
ष्टिका नाश, प्रछुय,--निरूपणम किसी व्यक्ति की 
गतिविधि पर आँख रखना । 
चेष्टित (भू० क० कृ०) | चष्ट--क्त | हिला, चला 
हिला-डला,---तम /. चाल, अंगभंगिमा, कम 2. क्रिया 
कम, व्यवहा र---कपोलपाटलादेशि बभव रघचष्टितम 
 “-रघृ० ४।६८, तत्तत्कामस्य चेष्टितम---मन्‌ ० २।४ 
काम करना । 


चतन्यम | चेतन+ष्यञजा | (. जीव, जीवन, प्रज्ञा, प्राण 
सवेदन 2. (वेदान्त द० में) परमात्मा जो सभी प्रकार 
को संवेदनाओं का स्रोत और सब प्राणियों का मल- 
तत्व समझा जाता ह । 

चत्तिक (वि०) [ चित्त--ठक ] मानसिक, बौद्धिक । 

चेंत्य---त्यम्‌ | चित्य---अण्‌ | 4. सीमा चिह्न बनानेवाला 
पत्थरों का ढेर 2. स्मारक, समाधि-प्रस्तर 3. यज्ञ 
मण्डप 4. धामिक पूजा का स्थान, वेदी, वह स्थान 
जहाँ देवमति प्रस्थापित रहती हे 5. देवाठय 6. बौद्ध 
और जन मन्दिर 7. गलर का वक्ष, या सड़क के 
किनारे उगने वाला गूलर का पेड़-मेघ० २३ (रशथ्या- 
वृक्ष -मल्लि० ) सम ०---तरु;,--द्बरुमः,--व॒क्षः किसी 
पवित्र स्थान पर उगा हुआ उदुम्बर अर्थात्‌ गलर का 
पेड़, --पाल; देवालय का संरक्षक, --म्‌खः साध-संन्यासी 
का जलपात्र या कमण्डल । 

: | चित्रा+-अण्‌ | एक चान्द्र मास का नाम जिसमें कि 
चन्द्रमा चित्रा नक्षत्र-पुंज में स्थित रहता है, (यह 
महीना मार्च और अप्रल के अंग्रेजी महीनों में आता 
हैं) 2. बौद्ध भिक्ष,--त्रम्‌ मन्दिर, मृतक की समाधि । 
सम०--आवलि: (स्त्री०) चेत्र की पृणिमा,-सख 
कामदेव का विशेषण । 

चत्ररथम्‌,--थ्यम्‌ [ चित्ररथ--अण्‌, ष्यज्य वा ] कुबेर के 

उद्यान का नाम--एको ययौ चंत्ररथ प्रदेशान सौराज्य- 
रम्यानपरो विदर्भानू--रघ० ५।६०,५० । 

चेत्रि,, चेत्रिकः, चेत्रिन (पृ०) [ चंत्री विद्यतेडस्मिन--चेत्री 


+ इंजन , चित्रा +-ठक, इनि वा | चंत्रमास, चैत का 
महीना । 

चत्री | चित्रा-अण्‌ --डीप | चैत्र मास की पूणिमा । 

चद्यः | चेदि--ष्यञा | शिशुपालू,---अभिचद्यं प्रतिष्ठास 
शि० २॥१। 

चलम्‌ | चेल-|-अण्‌ | कपड़े का टकड़ा, वस्त्र । 
--पावः धोबी । 

चोक्ष (वि०) [ चक्ष +-घञा, पृषो० साध: | ॥, पवित्र 
स्वच्छ 2. इमानदार 3. होशियार, दक्ष, कुशल 
4. सुखकर, रुचिकर, प्रसन्नता देने वाला। 

चोचम्‌ [ कोचति आवृणोति-कुच्‌ --अच्‌ पषो० ] 
. बलकल, छाल 2. चमड़ा, खाल 3. नारियल । 

चोटी-- | चट--अण्‌ -+-डीप ] छोटा लहंगा, सांया पेटी- 
कोट । 

चोड: | चोडति संवणोति शरीरम--चड --अच्‌ --छीप ! 
चोली अंगिया । 

चोदना [च॒द-ल्यूट, स्त्रियां टाप च | 4. भेजना, निर्देश 
देना, फेकना 2. स्फृति देना, आगे हांकना 3. प्रोत्सा- 
हन देना, उकसाना, उत्साह बढ़ाना, उत्तंजना प्रद्न 
करना 4. उपदेश, पुनीत आदेश, वेदविहित विधि । 
सम०--गुडः खेलने के लिय गेंद । 

चोदित (भू० क० %० ) [ चुद -+णिच्‌-+-क्‍्त ] 4. भेजा 
निर्दिष्ट 2. स्फति दिया गया, हांका गया 3. उकसाया 
गया, प्रोत्साहित किया गया, उत्तजित किया गया 
4. तक के रूप म सामने प्रस्तुत किया गया । 


चोद्यम्‌ [ चुद+पण्यत्‌ | 4. आशक्षेप करना, प्रश्न पूछना 
2. आक्षेप 3. आइचय । 

चो(चो)रः | चर-+णिच्‌ -+-अच, चरा-+ण | चोर, लटेरा 

“सकल चोर गत॑ त्वया गृहीतम्‌- विक्रम० ४।१६, 

इन्दीवरदलप्रभाचोरं चक्ष:--भत्त ० ३।६७ । 

चो (चो) रिका | चोर--ठन्‌ ---टाप | चोरी, लूट । 

चोरित (वि०) | चर्‌+णिच्‌ --क्त | चराया गया, लटा 
गया । 

चोरितकम्‌[ चोरित--कन्‌ ] ॥. चोरी, चौयं, स्तेय 
2. चराई हुई वस्तु । 

चोल: (पुं०, ब० व०) | चल-+-घजञा ] दक्षिण भारत में 
एक देश का नाम, वर्तमान तंजौर, ---लः,--ली 

गिया चोली । 

चोलक:ः [ चोल--क--क | . वक्षस्त्रण 2. छाल या 
बल्कल 3. चोली 

चोलकिन्‌ (प०) [ चोलक--इनि ] ।. वक्षस्त्राण से सुस- 
ज्जित सनिक 2. संतरे का पेड़ 3. कलाई । 

चोल ( लो ) ण्डमः | चोलस्य अ (उ) ण्डक इब, ष० त॒०, 
शक ० पर० | साफा, पगड़ी, किरीट, मकुटठ । 

चोष:ः | चुष्‌ |-धवठा | ।. चूसना, (आय० में) सृजन । 


सम ० 


$ रे८८ ) 


चोष्यम्‌ -- चृष्यम । ्‌ 

चोड (ल) (वि०) ((्त्री--डी (ली)) [ चंडा+अण 
-+-डलयोरभेद: ] 4. शिखायक्त, कलगीदार 2. मण्डन 
सम्बन्धी --डम्‌,-- लम्‌ मृण्डन संस्कार । 

चोयंम्‌ | चोत+ष्यञा ]. चोरी, लूटे 2. रहस्य, छिपाव 
सम ०--रतम्‌ छिपे छिपे स्त्री संभोग,-- वत्तिः (स्त्री ० ) 
लटने को आदत । 

च्यवनम्‌ [ च्य--ल्यट | . चलना-फिरना, गति 2. वछ्चित 
होता, हानि, वञ्चना 3. मरना, नष्ट होना 4. बहना 
टपकना । 

च्यू (म्वा० आ०-च्यवते, च्यत) . गिरना, नीचे गिर 
पड़ना, फिसलना, ड्बना (आलं० भी)--श० २।८ 

बाहर निकलना, बहना, बंद २ करके टपकना 

धार निकालना-स्वतरच्य॒तं वह्तिमिवाब्डिरम्बुद:-रघु० 
३।५८, भट्टि० ९७४ 3. विचलित होना, भटकना 
अलग हो जाना, (कतंव्य आदि) छोड़ देना (अपा० 
के साथ ), अस्माद्धर्मानन च्यवेत--मन्‌ ० ७।९८, १२। 
७१,७२ 4. खो देना, वज्चित होना--अच्योष्ट सत्त्वा 
न्तृपति:--भट्टि० ३।२०, ७।९२ 5. अदृश्य होना 
ओझल होना, नष्ट होना, गायब होना--रघ ०८।६५, 
मनु० १२।९६ 6. घटना, कम होना; परि--, . चले 


| 


जाना, उड़ जाना, बच जाना 2. प्रगममत करना 
3. भठकना, अलग हो जाना, छोड देना 4. खोना, 
वडिचत होना 5. गिर पड़ना, नीचें गिरना, प्र, अलग 
हो जाना, नीचे गिर पड़ना आदि (लगभग वह सब 
अर्थ जो परि पूर्वक च्य्‌ के होते हैं) 

च्यूत्‌ (म्वा० पर०---च्योतरति 4, बंद २ गिर कर बहना 
रिसता, चना, झरना--इंद॑ शोणितमभ्यग्रं संप्रहारे5- 
च्यूृतत्तयो:--भट्टि ० ६।२८ 2. गिरपड़ना, नीचे 
गिरना, फिसलना--इदं कवचमच्योतीत्‌--भट्॒टि० 
६।२९ 3. गिराना, बहाना । 

च्युत (भू० क० क्ृ०) [च्यु--क्त, च्यत्‌--क वा] . नीचे 
गिरा हुआ खिसका हुआ, गिरा हुआ 2. दूर किया 
गया, बाहर निकाला गया 3. विचलित, भूछा हुआ 
4. खोया गया । सम०--अधिकार (वि०) पदच्यत 
किया गया,--आत्मन (वि० ) दृषित आत्मा वाला 
दृष्टात्मा--कु० ५८१ | 

च्यूति: (स्त्री०) [च्य--क्तिन] 4. अघः पतन, अवपतन 
2. विचलन 3. बँद २ गिरना, रिसना 4. खोना 
वश्चित होता--धयच्य॒ति कुर्याम---३।१० 5. अद॒ब्य 
होना, नष्ट होनां 6. योनिच्छद, 7. ग॒दा । 

च्यत्ः [ ->च्यूतः पषी ० उकारस्य दीघे:| आम का वक्ष । 


छः [छो--ड, क वा], अंश, खंड । 
छगः (स्त्री ०--मी) [छ यज्ञादौ छेद गच्छति---छ + गम्‌ 
--ड| बकरा । 
छगलः (स्त्री० छली)| छो-+कल, गुक, हस्वः | बकरा, 
लम---नीला कपड़ा | 
छगलकः: [छगल-|- कन | बकरा । 
छटा [छो-+-अटन्‌+ठाप] 4. ढेर, पंज, राशि, संघात 
>-सटाच्छटा भिन्नधनेन--शि० १॥४७ 2. प्रकाश 
किरण-सम हू, कान्ति, दीप्ति, प्रकाश--शि० ८।३८ 
अधिच्छिन्न रेखा, लकी र-छातेतरा म्ब॒च्छटा-का व्य ०। 
सम ०--आभा बिजली,--फलः सुपारी का वक्ष ! 
छत्र: [छादयति अनन इति--छद-+णिच्‌ --त्रन, ह्॒स्वः] 
कुकुरमृत्ता, खुभी,--त्रम॒ छाता, छतरी-- अदेयमासीत 
त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे--रघु० 


वि 


अधिकार के रूप में छत्न धारण करना,--पतिः 4.राजा 
जिसके ऊपर राज्य की मर्यादा के चिह्नस्वरूप छत्र 
किया जाय, प्रभुसत्ताप्राप्त सम्राट 2. जंबद्वीप के 
प्राचीन राजा का नाम,--भड्डरः . राजकीय छत्र का 
विनाश, राज्य का नाश, राजगद्टी से उतारा जाना 
सिहासनच्य॒ति 2. पराश्रयता 3. रज़ा मन्दी 4. परित्यक्त 
अवस्था, वंधव्य । 

छत्रकः [छत्र--क--क] शिव की पूजा के लिए मन्दिर, 
--कम्‌ कुकु रमत्ता, खुम्भी 

छत्रा, छत्राक: [छद्‌ --ष्ट्रन॒+टापू, छत्रना--- कन | कुकुरमत्ता, 
खम्भी--मन ० ५११९--याज्ञ ० १।१७६। 

छत्रिक: [छत्र|-5न | छाता लेकर चलने वाला । 

छत्रिन (वि०) (स्त्री०--णी) [छत्र--इनि] छाता रखने 
वाला या लेकर चलने वाला--(पुं०) नाई । 


२३।१६ मनु० ७।९६। सम ०-धरः,/-घारः छत्र पकड़ | छत्वरः [छद्‌ --ष्वरच्‌ | . घर 2. कुञ्ज, पर्णशाला । 


कर चलने वाला,--धारणम्‌ . छाता लेकर चलता, 
या छाता रखना-मनु० २।१७८ 2. राजकीय 


| 


( म्वा० झचजरा ० उभं०-- छदति-- ते, छादयति-ते, 
छन्न, छादित ) 4. ढकना, ऊपर से ढाँप देना, पर्दा करना 


( २८९ ) 


“हैमेरछन्चा--मेघ० ७६, चक्ष: खेदात्सलिलगुरुभिः 
पक्ष्मभिर्छादयन्तीमू--मेघ० ९०; छल्योपान्त** * * 
काननाम्र:--१८ 2. (चादर की भांति) बिछाना, 
ढापना 3. छिपाना, ढक लेना, ग्रहण लगना (आलं०), 
गुप्त रखना -ज्ञानपूर्व कृतं कर्म छादयंन्ते ह्यसाधव: 
-महा०, छत्ने दोषम॒दाहरन्ती--मच्छ ० ९।४,---अब, 
छिपाना, ढकना, ढापना, आ--, . ढापना+- 
नाच्छादयति कौपीनम्‌ू--पंच० ३॥९७ 2. छिपाना, 
ढकना---भानो राच्छादयत्प्रभाम--महा ० 3. बस्त्र 
धारण करना, कपड़े पहनना--मन ० ३।२७, वस्त्र- 
माच्छादयति, उद--उधाड़ना, कपड़ें उतारना, उप -- 
. आच्छादित करना 2. छिपाना, ढकना, परि--- 
. ढांपना, पहनना--द्भेस्तं परिच्छाद्य--पंच० २, 
ढीपिचमंपरिच्छन्त: (ग्दभ:) हि० ३।९ 2. छिपाना, 
ढांपना, प्र---, . ढांपना, लपेटना, पर्दा डालना, अव- 
गठित करना--(वनं) प्राच्छादयदमेयात्म। नीहारे 
णेव चन्द्रमा:--महा० 2. छिपाना, ढकना, भेस बद- 
लना--प्रच्छादय स्वान गणान--भतें ० २।७७ प्रदान 
प्रच्छन्नम २।६४, मन्‌० ४॥१६८, १०।४०, चोर० ४ 
3. कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना 4. रुकावट 
डालना, रोड़ा अटकाना, प्रति---, . छिपाना, ढकना 
2. ढांपना, लपेटना सम---,. छिपाना 2. अवगुंठित 
करना, लपेटना । 

छदः, छदनम्‌ | छद्‌ -- अच्‌, ल्युट्‌ वा | ।. आवरण, चादर, 
अल्पच्छद, उत्तरच्छद आदि 2. स्कन्ध, पक्ष--छदहेम 
कषन्निवालसत्‌--न ० २।६९ 3. पत्र, पर्ण 4. म्यान, 
खोल, गिलाफ, पेटी, बक्स । 

छदिः (स्त्री०)) छदिस (नपु ०) [ छद्‌--कि, इस वा | 
. गाड़ी की छत 2. घर की छत या छप्पर । 

छद्यत (नपुं०) [ छद्‌--मनिन्‌ ] . धोखा देन वाले बस्त्र 
कपटवेश 2. दलील, बहाना, ब्याज--ब्रह्मछद्या सामथ्य- 
सार:--महावी० २।२५, पलितछझना जरा--रघ्‌० 
१२।२, शि० २।२१ 3. जालसाजी, बेईमानी, चालाकी 


>छद्मनता परिददामि मृत्यवे--उत्तर० १।४५, मनु० 


४१९९, ९७२। सम०--तापसः बना हुआ तपस्वी, 
पाखडी,--रूपेण (अव्य०) अज्ञात रूप से, भेस बदल 
--वैशिन्‌ (पुं०) खिलाड़ी, ठग, भेस बदले हुए 

छब्चिन (वि०) (स्त्री०--नी) | छह्मन्‌ +-इनि | 4. जाल- 
साज, धोखेबाज 2. भेस बदलते हुए (समास के अन्त 
में) उदा०--ब्राह्मण छद्मिन"-ब्राह्मण का रूप धारण 
किय हुए 

छन्‍्द्‌ (चूरा० उभ०--छंदयति -ते, छंदित) . प्रसन्न 
करना, तुष्ट करना 2. फुसलछाना, बहकाना 3. ढाँपना 
4. प्रसन्न होना, उप--. चापलसी करना, फुसलाना, 
आमन्त्रित करना--त्वयोपछन्दित उदकेन--श० ५, 


| छलः,--लम्‌ [ छल-|- अच ] . जालसाजी, चालाकी, धोखा, 


छनन्‍्दः [छन्द्‌ --घञा | . कामना, 


छद (चुरा० उभ०--छदयति, छदित) वमन करना, के 


छद:, छदने छादि 


पानी पीने के लिए फुसलाया गया 2. प्रार्थना करना, 
निवेदन करना 3. अनुनय करना 4. कुछ देना । 


इच्छा, कल्पना, चाह, 
अभिलाषा,--विज्ञायतां देवि यस्ते छन्‍्द इति---विक्रम ० 
३, जंसा आप चाहें 2. स्वतन्त्र इच्छा, अपनी छाँट 
मन की मौज, कामचार, स्वतन्त्र या इच्छानकल 
आच रण---षष्ठ काले त्वमपि दिवसस्यात्मनहछन्दवर्ती 
>-विक्रम० २।१, गीत० १, याज्ञ ० २।१९५, स्वछन्दम 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनसार, निरपेक्ष रूप से 
3. (अतः) वद्यता, नियन्त्रण 4. मतलब, इरादा 
आशय 5. ज़हर । 


छन्दस (नपं ०) [छन्द्‌ --असुन्‌ ] 7. कामना, चाह, कल्पना 


इच्छा, मरज्ी--(गक्लीयात) मर्ख छन्दोष्नवत्तन या 
थातथ्यन पण्डितम --चाण० ३३ 2. स्वतन्त्र इच्छा, 
स्वेच्छाचरण 3. मतलब, इरादा 4. जालसाज्ञी, 
चालाकी, धोखा 5. वेद, वंदिक सूवतों का पावन पाठ 
“से च कुलपतिराद्रर्छन्दसां यः प्रयोक्ता--उत्तर० 
२३।४८, बहुल छन्‍्दर्सि--पाणिनि के द्वारा बहुधा प्रयक्त 
प्रणवश्छन्द्सामिव - रघ्‌० १।११, याज्ञ ० ११४३, मन ० 
४९५ 6. वृत्त, छन्‍्द--ऋक छन्दसा आशास्ते-श० ४, 
गायत्री छन्‍्द्सामहम-भग० १०।३५, १३।१४ 7. हन्दों 
का ज्ञान, छन्‍्दः शास्त्र (छः वेदाज़ों में से छन्द: शास्त्र 
भी एक वेदाड़्र माना जाता हँ--अन्य वेदाड्भ हैं:-- 
शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्‍्त और ज्योतिष ) । सम ० 
-कुतम्‌ वेद का पद्मात्मक भाग या कोई दूसरी पावन 
रचना--यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं॑ पठेत 
“मत ० ड|१०० / "गे; ( दर न्दोग: ) , इलपको का 
सस्वर पाठ करने वाला 2. सामगायक या सामगान 
का विद्यार्थी--मनु ० ३।१४५, (छन्दोग:ः सामवेदाध्यायी ) 
-भड्डः उन्दः शास्त्र के नियमों का उल्लंघन,-विचितिः 
(स्त्री०) 'छन्द: परीक्षां छन्दः शास्त्र का एक ग्रन्थ 
--कभी कभी इसे दण्डिरचित माना जाता हँ--छन्दो 
विचित्यां सकलस्तत्प्रपठझचो निर्दशित:-काव्या ० १३१२। 
(वि०) [ छद्‌--क्त ] 4. ढका हुआ 2. छिपा हुआ 
गप्त, रहस्य आदि, दे० 'छद॒ । 


छमण्ड: [ छम्‌ -|- अण्डन्‌_ ] अनाथ, मातृपितहीन, जिसका कोई 


सम्बन्धी न हो । 


अर. 


करना । 
(स्त्री०), छदिका छदिस (स्त्री०) 
| छद --घजञ्म , ल्यूट, इन, छदि-| कन्‌ -|- टाप, छदे -- 
इंति वा ] वमन, के करना, अस्वस्थता । 


दगाबाजी--विद्यहे शठपढक्ायनच्छछानि-रघु ० १९।३ १, 
छलमत्र न गह्यते--मुच्छ० ९१८, याज्ञ ० १६१, 


( ३९० 


मन्‌० ८।४९, १८७, अमर १६, शि० १३॥११ 2. बद- 
माशी, बतेता 3. दलील, बहाना, ब्याज, बाद्यरूप 
(इस अर्थ में बहुधा 'उत्प्रेक्षा' बतलाने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है), परिखावरूयच्छलेन या. न परेषां 
प्रहणस्प गोचरा--ते ० २।९५, प्रत्यप्य पूजामृुपदाच्छ- 
लेन--रघ्‌ ० ७।३०, ५४, १६।२८, भट्टि ० ११, अमरु 
१५, मा० ९।१ 4. इरादा 5. दुष्टता 6. हेत्वाभास 
7. योजना, उपाय, तरकोब । 

छलनं,--ना | छलू--ल्यूट, स्त्रियां टाप्‌ च ] घोखा देना 
ठगना, बद्धि में दूसरे को पराजित करना । 


छलयाति (ना० धा० पर० ) अपनी चतुराई से बुद्धि में दूसरे 
को पराजित करना, घीखा देना, ठगता --वलि छलयते 
गीत० १, शैवाछ॒लोलांइछलयन्ति मीतान्‌ --रघूृ० १६ 
६१, भग० १० ॥३६, अमह ४१ 

छलिकम्‌ [छल--ठन्‌ | एक प्रकार का नाटक या नृत्य-- 
छलिक दुष्प्रयोज्य मदाहरन्ति--मालवि० २ । 

छलिन (पं०) [छल--इनि] ठग, उचक्का, शठ । 

छल्लि,--ल्‍ली (स्त्री) [छद--क्विपू, तां लाति -छा+ंक 
गौरा' छीष ] . वल्कल, छाल 2. फैलने वाली रता 
3. सन्‍्तान, प्रजा, सन्‍्तति, औलाद । 

छवि: (स्त्री०) [छथति असारं छिनत्ति तमो वा--छो--वि 
किच्च वा डीप्‌ |] 7. आभा, चेहरे की सुर्खी, चेहरे का 
रंगरूप---हिमक रोदयपाण्डमखन्छवि:-- रघु०_ ९।३८, 
छवि: पाण्डरा--श० ३॥१०, मेघ० ३३ 2. सामान्य 
रंगरूप 3. सौन्दय, आभा, कान्ति--छविकरं मुखचण- 
मतुश्रिय:--रघ्‌ ० ९॥४५ 4. प्रकाश, दीप्ति 5. त्वचा, 
खाल । 

छाग (वि०) (स्त्री० --गी) [छो--गन्‌ | बकरे या बकरो 
से सम्बन्ध रखने वाला-याज्ञ ० १।२५८,--गः (स्त्री ० 
गी) . बकरा बकरी, ब्राह्मणश्छागतो यथा (वंचित्तः | 
--हि० ४॥५३, मन० ३।२६९ 2. मेष राशि,--गम्‌ 
बकरी का दूध | सम ०--भोजन (पुं०) मेडिया,--मसुख्त 
कारतिकेय का विशेषण, - रथ:,-- बाहुन: आग की देवता 
अग्नि को उपाधि । 

छागणः [छगण--अण्‌ ] सूखे कण्डों की आग । 


छागल (वि०) (स्त्री० -लछो) [ छगल--अण्‌ ] वकरो से 
प्राप्त होने वाला या उससे सम्बद्ध,--लः बकरा । 

छात (वि०) [छो--क्त | , काटा गया, विभ्क्त 2. निर्वल 
दुबलापतला, कृश । 

छात्र: [छत्र गुरोवगुण्यावरणं शीलमस्य - सिद्धा० छत्र+-ण | 
विद्यार्थी, शिष्य,--त्रम्‌ एक प्रकार का मध्‌ । सम० 
--गण्डः काव्य का अन्यमनंस्क विद्यायी जिसे इलोकों 
का केवल आरम्भिक पद याद हो, - इशनतम्‌ एक दिन 
'क्खे हुए दूध से निकाला हुआ मक्‍खन,--व्यंसक 
मन्दब॒द्धि या ध्ते विद्यार्थी । 


) 


छादम [छद्‌--णिच्‌ +घज_ | छप्पर, छत । 

छादनम [खदर-णिच्‌-- ल्यूदट | 3. आवरण, पर्दा (आलूं० 
भी ) विनिर्मितं छादनमज्ञेताया:-भत ० २।७ 2. छिपाना 
3, पत्र 4. परिधान । 

छादित (वि०) दे० छन्न । 

छाद्यिक: [छच्मग्‌-- ठक ] धू्तें, कप्टी - मनु० ४॥१९५ । 

छान्‍्वस (थधि०) (स्त्री०--सी ) [छन्दस्‌--अण | . वेदिक, 
बेदीं के लिए विशेष शब्द जैसा कि “छान्दसः प्रयोग 
2. वेदाष्यायी, वेदज्ञ 3. पद्यमय, छनन्‍्दोबद्ध,--सः वेद- 
ज्ञाता ब्राह्मण । 

छाया [छो--य-टाप |] 4. छाँह, छांव (१० समास के अन्त 
में 'छाय हो जाता हैँ जब कि छाँह को सघनता का 
बोध अपेक्षित हो---उदा७० इक्षच्छायनिषदिन्य:--रघु० 
४२०, इसो प्रकार ७।४, ५०, मृद्रा० ४॥२१,) छाया- 
भध: सानृगतां निषव्य--कु० १।५, ६।४६, अनभवत्ति 
हि मूर्ध्नो पादपस्तीव्रमुष्णं शमथति परितापं छायया 
सश्चितानां--श० ५॥७, रघ० १।॥७५, २॥।६, ३।७० 
मेघ० ६७ 2. प्रतिविम्वित मंति, अक्स-छाया न 
मछति मलोपहतप्रसादे शुद्ध तु दपंणतले सुरूभावकाशा 
>+रा० ७।३२ 3. समहपता समानता 4. असत्य 
कल्पना, दृष्टिभ्रम 5. रंगों का समामिश्रण 6. दीप्ति 
प्रकाश --छायामण्डललक्ष्यंण --रघ० ४।५, रत्नच्छाया- 
व्यतिकर:--मेघ ० १५॥३६ /, रग->मा ० ६।५ ४ चेहरे 
की रगत, स्वाभाविक रंगरूप,--केवलं लावण्यमंयी 
छाया त्वां न मुज्चति--श० ३, मेघेरन्तरित: प्रिये तव 
मखच्छायानुकारी शशी---सा ० द० 9. सौन्दय---क्षाम- 
च्छायं भवतम->मेघ ० ८०।१०४ 0, रक्षा 4. पंक्ति 
रेखा 2. अन्घकार 43. रिश्वत 4. दुर्गा 5. सूय की 
पत्नो (यह सूर्य की पत्नी संज्ञा की प्रकृति-- या छाया 
ही थी, फलत:ः जिस समय संज्ञा अपने पति को धिता 
बताये अपने पिता के घर चलीग ई तो छाया से सूर्य के 
तीन सन्तान हुईं - दो पुत्रन--सार्वाण और शनि, एक 
कन्या --त्तपनी ) । सम० - अदड्धुः चन्द्रभा,--करः छाता 
लेकर चलने वाला, --प्रहः शीशा, दर्पण,--तनयव३,-- स॒तः 
सूर्यपुत्र शनि,--तरुः वह वृक्ष जिसकी छाया घती हो, 
छायादार पेड़--मेष ० १--द्वितीय (वि० ) वह जिसका 
साथ एक मात्र छाया हो, अकेला,--पथः पर्यावरण 
-रघ० १३॥२,--भत (पुं०) चन्द्रमा,--मानः चन्द्रमा 
--नम छाया का मापना,-मित्रम छतरी,--मसगघर 

चन्द्रमा,-- पन्त्रम॒ छाया द्वारा काछ का ज्ञान कराने 

वाला थन्त्र, धूपघडी । 


छायामय (वि०) [ छाया -+-मयट्‌ | प्रतिबिम्बित, छायादार। 
छः ( हे | छो--कि बा० | गाली, अपशब्द । 

छिक्‍का [ छिक-+-कं--क टाप | छींकन।, छींक । 

छित (थि० ) दे 'छा्त । 


( ३९१ ) 


छित्ति: (स्त्री०) [ छिद्‌--क्तिन्‌ | काटना, टुकड़े-ट्कड़े 
करना । 

छित्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ छिद्‌ --ष्वरप्‌ पृषो० 
दस्य तः | 4. काटना, काट देना, चीरना, कटाई करना, 
फाड़ना, छेदना, ट्कड़े २ करना, विदीर्ण करना, खण्ड- 
खण्ड करना, विभक्त करना--ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि- 
भग० २।२३, रघु० १२।८०, मन ० ४॥६१, ७० याज्ञ० 
२।३०२ 2. बाधा डालना, विध्न डालना 3. हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना, शान्त करना, मारना--तृष्णां 
छिन्धि--भतृ ० २।७७, एतन्मे संशय छिन्धि मतिमें 
संप्रमह्मति-- महा ०, राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च 
सुरद्षिषामू, अधंचन्द्रमुखर्बाणरिचच्छेद कदलीमुखम्‌- 
रघु० ९(२।९६, कु० ७।१६, अव,--काट डालना, 
टुकड़े २ कर देना, अलग २ करना, विभकक्‍त करना 
2. भेद बताना, विवेचन करना 3. सुधारना, परिभाषा 
देना, सीमित करना (इस अथ॑ में इस शब्द का प्रयोग 
न्याय में बहुमत से होता है), दे० अवच्छिन्न आ,-- 
. काट डालना, फाड़ना, टुकड़े २ करना 2. छीनना, 
खसोटना, ले लेना कु० २।४६, मा० ५२८ 3. काट 
डालना, अलग कर देना--मनु० ४।२१९ 4. हटाना, 
खींचकर दूर करना 5. खींचना, खींचकर दूर 
करना, उद्धत करना, निकालना 6. अवहेलना करना, 
ध्यान न देना, उद--,. काट डालना, नष्ट करना, 
उन्मूलन करना, उखाड़ देना--नोच्छिद्यादात्मनो मूल 
परेषां चातितृष्णया--महा०, कि वा रिपूंस्तव गुरु: 
स्वयमुच्छिन्नत्ति--रघु० ५॥७१, २।२३, पंच० १।४७ 
2. हस्तक्षेप करना, विष्न डालना, रोकना--अर्थेन तु 
विहीनस्य पुरुषस्यथाल्पमेधस:, उच्छिद्यन्ते क्रिया: सर्वा: 


ग्रीष्मे कुसरितों यथा--पंच० २।८४, मन्‌ ० ३।१०१ 
परि--- . फाड़ना, काट डालना, टुकड़े-टुकड़े करना 
2. घायल करना, अग-भंग करना 3. अलग करना, 
विभकत करना, जुदा करना--शतेन परिच्छिद्य--सिद्धा ० 
4. सही-सही निश्चित करना, सीमा बनाना, परिभाषा 
करना, निशुचय करना, भेद बताना. विवेचन करना, 
-मध्यस्था भगवती नौ गृणदोषतः परिच्छेत्त महंति 
“-मालवि० १, (न) यशः परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌-रघु ० 
६॥७७, १७।५९, कु० २॥५८ प्र---, . काट डालना, 
टुकड़े २ करता 2. ले जाना, वापिस लेना बि--, 
. काट डालना, तोड़ना, फ़ोडना, विभक्त करना--यदर्धे 
विच्छिन्न॑ भवति कृतसन्धानमिव तत्‌--श० १९, 
रघु० १६।२०, भतं० १॥९६ 2. बाधा डालना, तोड़ 
देना, समाप्त करना, खतम करना, नष्ट करना, 
(कुल का दीपक) बुझा देना-विच्छिद्यमाने5पि कुले 
परस्य-भट्टि० ३५२, अमरु ७४, सम,--. काटना, 
काट डालना, विभक्‍त करना 2. दूर करना, 


साफ कर देना, निवारण करना, हटाना (संदेह 
आदि) । 

छिद्‌ (वि०) [ छिद्‌ -- क्विप्‌ ] (समास के अन्त में ) काटने 
वाला, विभरुत करने वाला, नष्ट करने वाला, हटाने 
वाला, खण्ड-खण्ड करने वाला--श्रमच्छिदामाश्रमपाद- 
पानाम्‌ - रघृ० ५६ पद्धुुच्छिद: फलस्य--मालवि ० 
२।८ । 

छिदकम्‌ [ छिद्‌ --क्व न्‌ ] | इन्द्र का वज्र, 2. हीरा । 

छिदा [ छिद्‌--अडः--टाप्‌ |] काटना, विभाजन । 

छिदिः (स्त्री०) [ छिद--इन्‌ | . कुल्हाड़ा 2. इन्द्र का 
वेज । 

छिदिरः [ छिद्‌ू--- किरच्‌ | . कुल्हाड़ा 2. शब्द 3. अग्नि 
4. रस्सा, डोरी । 

छिदुर (वि०) [ छिद्‌--कुरच्‌ | 4. काटने वाला, विभक्‍त 
करने वाला 2. आसानी से टूटने वाला 3. टूटा हुआ, 
अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त--संलक्ष्यते न च्छिदुरोडपि 
हारः--रघु० १६।६२ 4. शत्र 5. धृतें, बदमाश, शठ । 


छिद्र (वि०) [ छिद्‌ +-रक, छिद्र-- अच्‌ वा ] छिदा हुआ, 
छिद्रों से युक्त,--द्रम्‌ . छिद्र, दरार, फाँट, कटाव, 
रन्ध्र, गते, विवर, दरज--नवच्छिद्राणि तान्येव प्राण- 
स्यायतनानि तु--याज्ञष० ३।९९, मनु० ८।२३९ अय॑ 
पटशिछद्रशर्ते रलककत:-मच्छ ० २।९, इसी प्रकार काष” 
धृमि० 2. दोष, त्रुटि, दृषण-त्वं हि सर्षपमात्राणि पर- 
च्छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न 
पश्यसि--महा० 3. भेद्य या क्षीण अंश, दुर्बल पक्ष, दोष, 
न्यूनता--नास्य छिद्र॑ परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु, 
गूहेत्‌ कम इवाड्भानि रक्षेद्विवरमात्मन:-मनु ० ७।१०५, 
१०२, छिद्र॑ निरूप्य सहसा प्रविशत्यशडू:--हि० १८१ 
(यहां 'छिद्र' का अर्थ 'सुराख' भी है), पञच० ३॥३९ 
सम०- अनुजीविन्‌ू,--- अनुसन्धानिन्‌, -- अनुसारिन्‌ ,--- 
अन्वेषिन (वि०) ।. दोष या त्रुटियाँ ढढ़ने वाला 
2. दूसरों की दूषित बातों को खोजने वाला, दूसरों में 
दोष निकालने वाला, छिद्रान्वेषी --सर्पाणां दुर्जनानां च 
परच्छिद्रानुजीविनां--पञच ० १,--अन्तरः बेत, नर- 
कुल, सरकण्डा,--आत्मन्‌ (वि०) जो अपनी त्रटियाँ 
दूसरों पर प्रकट कर देता है, -कर्ण (वि०) जिसने 
कान बिधवा लिय हैं,- दर्शन (वि०) ॥. दोषों का 
प्रददन करने वाला 2. दोषदर्शी । 

छिद्वित (वि०) [ छिद्र +इतच्‌ | . छिद्रों से युक्त 2. बिघा 
हुआ, छिदा हुआ । 

छिन्न (भू० क० कृ०) [छिद्‌---क्त] 4. कटा हुआ, विभक्‍त 
किया हुआ, विदीर्ण, कटा हुआ, खण्डित, फाड़ा हुआ, 
टूटा हुआ 2. नष्ट हुआ, दूर किया हुआ--दे० छिद्र, 
“भा वाराज्भना, वेश्या। सम०--केश (वि०) जिसके 
बाल काट लिये गये हैं, जिसका क्षौर या मण्डन हो 


( ३९२ ) 


चुका हैँ,--द्रुम: खण्डित वक्ष,--हैंघ (वि०) जिसका 
सन्देह मिट गया हे,+-नासिक (वि०) जिसकी नाक 
कट गई हँ,--भिन्न (वि०) जो पूरी तरह काट दिया 
गया है, जिसका अंग भंग हो गया हैं, क्षतविक्षत, काटा 
हुआ,-- मस्त,--मस्तक (वि०) कटे हुए सिर वाला 
--मल (वि०) जिसे जड़ से काट दिया गया हूँ --- रघ्‌० 
७।४३,--श्वासः एक प्रकार का दमा,--संशय (वि०) 
जिसके सन्देह दूर हो गये हैं, सन्देहम्‌ कत, पुष्ट । 

छछन्दर: (स्त्री०-- री) [ छछम्‌ इत्यव्यक्तशब्दो दीयंते 
निर्गमच्छति अस्मात्‌ छछम्‌--द्‌+भप्‌ |] छुछुन्दर नाम 
का जन्तु, गन्धाख-न्याज्ञ ० ३३२१३, मनु० १२६९५ । 

छप (तुदा० पर०--छपति ) स्पर्श करना, छूना । 

छप: | छपू-|-क ] . स्पर्श 2. झाड़ी, झंखाड़ 3. संघषे, 
यद्ध । 

छुर्‌ । (म्वा० पर०-जछोरति, छुरित) 4. काटना, विभक्‍त 
करना 2. उत्कीर्ण करना, ॥ (तुदा० पर० -छरति, 
छरित ) ॥. ढांपना, सानना, लीपना, जड़ना, पोतना, 
अवगुठित करना 2. मिलाना,--वि--,सानना, लीपना, 
ढकना, पोतना--मनः:शिलाविच्छुरिता निषेदु: कु० 
१।५५, चौर० ११, विक्रम० '४।४५ । 

छुरणम | छर-+-ल्‍ल्यूट्‌ ] सानता, लीपना--ज्योत्स्नाभस्मच्छु- 
रणधवला रात्रिकापालिकीयम्‌--काव्य ० १० । 

छरा | छर+क-+-टाप्‌ | चना। 

छरिका [ छर--क्वन-- टाप, इत्वम |] चाक, छरी । 

छरित (भू० क० ०) [ छर्‌+कत ] . खचित, जडित 
2. ऊपर फलाया हुआ, पोता हुआ, आच्छादित किया 
हुआ- अनेक धातुच्छुरिताश्मराशे:-शि ० ३।४, ७, इन्दु 
किरणच्छरितमखीम--काव्य ० १० 3. समामिश्रित 
अन्तमिश्रित-परस्परेण छरितामलच्छवी-शि० १॥२२ । 

छरो, छरिका, छरी [ छर+डीपू, छुरी+कन्‌+-टापू, 
हृस्व:, छरी पृषो० दीर्घ: ] चाक, छरी 

छुद । (म्वा० प्र०, चरा० उभ०--छदेति, छर्दंयति- -ते) 
जलाना । (रुधा० उभ० छुणत्ति, छुन्‍तन) . खेलना 
2. चमकना 3. वमन करना । 

छेक (थि०) [ छो- डेकन्‌ बा० तारा० ] . पालतू, घरेल 
(जैसे कि हिस्रजन्तु) 2. नागरिक, शहरी 3. बद्धिमान्‌ 
नागर । सम०--अनुप्रासः अनुवास के पाँच भंदों म॑ से 


स्‍हकइनक ० दू्मममनकनाल9 पतयररयरम5) ॥मकू&-<८-<-न----८२८८+८८प नकारा र५८<<८<८परमन;८८-पमकल-५<०- पर उनम++-+-न मा मनी ०रिवरपरससस सनम. परम «सर रुपया री वरनपररर मकर कादर ५५ सकता 


एक, 'एक बार वर्णावत्ति जो कि व्यंजन समहों मं 
अनेक प्रकार से तथा एक ही बार घटने वाली समानता 
हैं-“उदा०---आदाय बकुलगन्धनन्धीकुवेन्पदे पदे 
अभ्रमरानू, अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावन: पवनः- 
सा० द० ६३४,--अपहन॒तिः (स्त्री०) अपहनुति अर्लं- 
कार का एक भेंद चन्द्रालोक सोदाहरण निरूपण करता 
हैं--छेकापटन ति रन्यस्य शद्भुगतस्तस्य निह्व॒वे, प्रजल्प- 
न्मत्पदे रूग्न: कान्त: कि न हि नृपुर:-५।२७,-- उक्ति 
(सत्री०) वक्रोक्ति, व्यंग्यात्मक वक्रोक्ति, द्वचर्थक 
महाविरा 
: | छिद --घछठा | 4. काटना, गिराना, तोड़ डालना 
खण्ड-खण्ड करना--अभिन्ञाइछेदपातानां क्रियन्ते नन्‍्दन- 
द्रमाः:--कु० २।४१, छेदो दंशस्य दाहों वा--मालवि० 
४॥४, रघु० १४९१९, मन॒० ८४२७०, ३७०, याज्ञि० 
२।२२३ २४० 2. निराकरण करना, हटाना, छिन्न- 
भिन्‍त करना, साफ करना, जैसा कि संशयच्छेद' में 
3. नाश, बाधा-ननिद्राच्छंदाभिताम्रा--मुद्रा० ३॥२१ 
विराम, अव्सान, समाप्ति, लोप होना जंसा कि 
'घमच्छेद में 5. टुकड़ा, ग्रास, कटोती, खण्ड, अनुभाग 
--बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त:---मेघ० ११, ५९, 
अभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्ड: कपोल:--मा० १२२, कु ० 
१।४ श० ३।७, रघृ० १२।१००, 6. (गणित में) 
भाजक, हर (भिन्‍्तराशि का) 
छंदनम्‌ [ छिद्‌ू+ल्यूट्‌ | . काठना, फाड़ना, काट डालना, 
टुकड़े २ करना, खण्ड-खण्ड बिभक्‍त करना>मनु० 
८।२८०, २९२, ३२२ 2. अनुभाग, अंश, टुकड़ा, भाग 
3. नाश, हटाना । 
छेदि: | छिद --इन्‌ | बढ़ई। 
छेमण्ड [ छम्‌--अण्डन्‌, एत्वम्‌ | मातृपितृहीन, अनाथ । 
छेलक: | छो +डेलक | बकरा । 
छेदिक: | छंद--ठक | बेत । 
छो (दिवा० पर०-छचति, छात या छित-प्रेर ० छापयति) 
काटना, काट कर टुकड़े टुकड़े करना, कटाई करना, 
लवनी करना,--भट्टि ० १४॥।१०१, १५।४० । 
छोटिका [ छट+पण्वुल--टाप्‌ , इत्वम्‌ ] चुटकी । 
छोरणम्‌ [ छर्‌-+ल्युट्‌ | त्याग करना, छोड़ देना । 


गा मम .गूद, गा---नामय ० ंधगुं आना गगन गंगा. निककक 


ज (धि०) [ जि-जन्‌-जु+ड ] (समास के अन्त में) से 
या में उत्पन्न, पैदा हुआ, वंशज, अवतीणं, उद्भूत 
आदि--अत्रिनेत्रज, कुलज, जलज, क्षत्रियज, अण्डज 


ज 


उद्धिज आदि,--जः 4. पिता 2. उत्पति, जन्म 3. विष 
4. भतना, प्रेर या पिशाच 5. विजेता 6. कान्ति, प्रभा 
7. विष्णु । 


( २९३ ) 


जकुट: (पुं०) !. मलय पव॑त 2. कुत्ता । 

जक्ष (अदा० पर०--जक्षिति, जक्षित या जग्घ) खाना, 
खा लेना, नष्ट करना, उपभोग करना--भट्ठि ० ४३९, 
१२।२८, १५।४६, १८।१९ । 

जक्षणम्‌, जक्षिः [ जक्ष-ल्यूट, इन्‌ वा] खाना, उपभोग 
करना । 

जगत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ गम्‌--क्विप्‌ नि० द्वित्व 
तुगागम: | हिलने-जुलने वाला, जड़म -सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषर्च-ऋक १।११५॥। १, इदं विश्व जगत्सवे- 
मजगच्चापि यद्भवेत-महा ०, (पं० ), वाय, हवा ( नपुं ० ) 
संसार--जगतः पितरी वन्दे पावतोपरमेश्वरौ--रघु ० 
१।/९। सम०--अम्बा, - अम्बिका दुर्गा,--आत्मन्‌ 
(प०) परमात्मा,-आदिजः शिव का विशेषण,-आअधार 
. समय 2. वाय, हवा,--आय),--आयूस (पं०) 
'हवा, --ईशः:,-पतिः विश्व का स्वामी, परमदेव,-उद्धार 
संसार की म॒क्ति,---कतें,---धात (पं०) सष्टि का 
बनाने वाला,--चक्षुस (प०) सूय,--नाथः विश्व का 
स्वामी,--निवासः . परमात्मा 2. विष्ण का विशे- 
षण-जगन्निवासो वसुदेवसझनि-शि० १।१ 3. सांसा- 
रिक अस्तित्व,--प्राण:, - बलः हवा,-- योनि: . परम- 
पुरुष 2. विष्ण का विशेषण 3. शिव की उपाधि 
4. ब्रह्मा का विशेषण (निः-स्त्री ० ) पथ्वी,-बहा पृथ्वी 
5साक्षिन्‌ (पूं०) . परमात्मा 2. सूय । 


जगती | गम्‌+-अति नि० साध: | पृथ्वी, (समीहते) नयन- 


जतं जगतीं सुयोधन:--कि० १॥७, समतीत्य भाति 
जगती जगती--५॥२० 2. लोग, मनष्य 3. गाय 
4. छन्‍्दो भेद (दे० परिशिष्ट)। सम०---अधीइ्वरः, 
ईइबरः राजा--ने ० २।१,--रुह (पं०) वक्ष । 

जगनः (च्नुः)--!. अग्नि 2. कीड़ा 3. जन्तु । 

जगरः [जागति यद्धंबनेन-जाग -+अच पषो० तारा० | कवच । 


जगल (वि०) | जन्‌ +ड--जः जात: सन्‌ गलति गल-- 
अच्‌ | बदमाश, चालाक, धते,--लम्‌ 4. गोबर 
2. कवच 3. एक प्रकार की मदिरा (पूृं०) (अन्तिम दो 
अर्थों में भी) 

जग्ध (वि०) [ अद्‌+क्‍्त जग्धादेश: ] खाया हुआ । 

जग्धिः: (स्त्री०) [अद्‌+क्तिन्‌ जम्धादेश:| . खाना 
2. भोजन । 

जगम्मिः | गम्‌ --कि, द्वित्वम्‌ | हवा । 

जघनम | हन्‌+-अच्‌, द्वित्वम्‌ | . पुटठा, कल्हा, चतड़,-- 
घटय जघने काञचीमझच स्रजा कबरीभरम | 

, १२2. स्त्रियों का पेड़ 3. सेना का पिछला भाग, सेना 

का सुरक्षित भाग । सम०--कपको (द्वि० व०) किसी 
सुन्दरी के कल्हे के ऊपर के गड़ढे,--चपला व्यभि- 
चारिणी स्त्री, काम॒का--पत्यूविदेशगमने परमसुखं 
जघनचपलाया:--पञ्च ० १।१७३। 


्‌ (१ 


जघन्य (वि०) [ जधघने भव: यत्‌ | . सबसे पिछला 
अन्तिम--भग ० १४।१८ मन्‌० ८।२७० 2. सबसे ब्रा 
अत्यन्त दुष्ट, कमीना, अधम, निद्य 3. नीच कुल में 
उत्पन्न,--न्यः शूद्र । सम०--जः . छोटा भाई 
2. श॒द्र । | 

जध्नि: | हन्‌+किन्‌, द्वित्वम्‌ ] (आक्रमणकारी) शस्त्र, 
हथियार । 

जघ्नु (वि०) [ हन्‌-+क्रु, द्वित्वम्‌ | प्रहार करने वाला 
बंध करने वाला । 

जड्भम (वि०) [ गम+यडः--अच, धातोद्वित्व॑ यडगे लक 
च | हिलनं-जु लने वाला, जीवित, चर---चिताग्निरिव 
जड्भम:-रघु० १५१६, शोकाग्निरिव जज्भम:-महावी ० 
५॥२०, मन० १।४९,-- मम चर या हिलन-ड लने 
वाला पदार्थ--रघु० २।४४। सम०--इतर (वि०) 
अचर, स्थावर,--कुटो छाता, छतरी । 


जड़लम्‌ [ गल--यछ--अच पृषो० ] 4. मरुस्थऊल, सुनसान 
जगह, ऊसर भूमि 2. झूरम॒ट, वन 3. एकान्त निर्जेन 
स्थान । क्‍ 

जड़ाल: [>-जड्भल, पृषो० साध: ] मेढ़, बाँध, सीमा 
चिह्न । 

जझूगलम्‌ | गम-+यडः--डुल, धातोद्वित्व॑ यडोो लक च ] 
विष, जहर । 

| जद्धन्यते कुटिलं गच्छति--हन्‌ +-यहू--अच, 

यडगे लक पृषो ० | जांघ, टखने से लेकर घटने तक का 
भाग, पिण्डली । सम०--आर*:,--कारिक: धावक, 
हरकारा, दूत, सन्देशहर,--त्राणम्‌ टांगों के लिए 
कवच । । 

जड्धाल (वि०) [ जद्भा-+-लरूच्‌ [ शीघ्रधावक, प्रजवी, 
-लः . हरकारा 2. हरिण, बारहसिंघा । 

जड्धिल (वि०) [जद्भा--इलच्‌ | प्रधावक, प्रजवी, फुर्तीला । 

जज, जड्ज्‌ ( म्वा० पर०--जजति, जज्जति ) लड़ना, युद्ध 
करना । 

जद (भ्वा० पर०--जतति) जुड़ जाना, (बालों का) बल 
खाकर जटाजूट होना । 

जदा | जट-+अच्‌--टाप्‌ | 4. बट हुए बाल, आपस मे 
बल खाकर चिपके हुए बाल--अंसव्यापि शकुन्तनीड- 
निचितं बिश्रज्जटामण्डलम---श० ७।११, जटाश्च 
बिभया न्नित्यम्‌ू--मन्‌ ० ६।६, मा० १।२ 2. तन्तुमय 
जड़ 3. सामान्य जड़ 4. शाखा 5. शतावरी का पौधा । 
सम०--चीरः:,-टडू४,-टीरः,-धरः शिव के विद्येषण, 
>-जूटः . जटाओं के रूप में बटे हुए बालों का समूह 
2. शिव की जटाएँ -- जटाजूटग्रन्थी यदर्सि विनिबद्धा 
पुरभिदा-गंगा० १४,-ज्वालः दीप, लंप,-धर (वि०) 
जटाधारी । 

जटायुः [ जटं संहतमायु: यस्य ब० स० ] श्येती और अरुण 


( रे९४ ) 


का पुत्र, अधें दिव्य पक्षी [ यह दशरथ का घनिष्ठ 
मित्र था, जब रावण सीता का अपहरण करके ले 
जा रहा था तो जटाय ने सीता का रुदन और करुण- 
ऋन्दन सुना, फलत: वह बंधड़क हो रावण से भिड़ 
गया, घमासान युद्ध हुआ, परन्तु वह सीता को रावण 
के पञ्जे से न छड़ा सका और स्वयं घायल हो 
प्राणान्‍्तक पीड़ा से तड़पता रहा। अन्त में सीता 
की खोज करते हुए राम उसके पास से निकले तो 
उस दयाल जटाय न राम को यह बतला कर कि 
सीता को रावण उठा कर ले गया हूं, अन्तिम श्वास 
लिया । राम और लक्ष्मण ने उसका विधिपूर्वक 
अन्त्येष्टि संस्कार किया | । 

जटाल (वि०) [जटा-+-लूच | 4. जटाजटधारी 2. (चिपके 
हुए बालों की भांति) एक स्थान पर इकटढ किये हुए 
>-भामि० १३६, गूलर का पेड़ । 


जटि; (टी) (स्त्री०) [जट्‌-- इन्‌, जटि--छीष्‌ ] 4. गूलर 
का पेड़ 2. उलझ पुलझ कर चिपके हुए 3. संघात, 
समुच्चय । 

जटिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ जटा+इनि ] जटाधारी, 
(पुं०) 7. शिव का विशेषण 2. प्लक्ष का वक्ष, पाकड़ 
का पेड । 

जटिल (वि०) [जटा--इलच | . (संन्यासियों की भांति) 
जटाधा री ,--विवेश  कश्चिज्जटिलस्तपोवनम्‌ --कु० 
५।२०, (यहाँ 'जटिल' शब्द 'संज्ञा भी है और इसका 
अथ हूँ 'संन्यासी ) 2. पेचीदा, अव्यवस्थित, अन्तम्मि- 
श्रित, गडमड किया हुआ--विजानन्तोः्प्येते वयमिह 
विपज्जालजटिलान, न मज्चामः: कामानहह गहनो 
मोहमहिमा-भतं० ३।२१ 3. सघन, अभेद्य --ल 
. सिंह 2. बकरा | 


जठर (वि०)[ जायते जन्तुगभों वास्मिन - जन्‌--अर ठानन्‍्त 

देश:--तारा० ] कठोर, सख्त, दृढ़,---रः,--रम्‌ पेट, 

उदर--जठर को न विभरत्ति केवलूम्‌--पंच० १२२ 

2. गर्भाशय 3. किसी वस्तु का भीतरी भाग । सम० 

--अग्नि पेट में स्थित अग्नि जो आहार को पचाने 

का काम करती है, आमाशय की गिल्टियों से निकलने 

वाला रस, -आमयः जलोदर रोग,-ज्वाला, -व्यथा 

उदर-ज्वाला, भूख का कष्ट, शूल -यंत्रणा, -यातना 
गर्भवास का कष्ट । 

जड़ (वि०) [ जलति घनीभवति जल--अच्‌, लस्य ड: | 

शीतल, जमा हुआ या ठंडा, शीत या ठिठरा देने 

वाला 2. मन्द, लला-लंगड़ा, गतिहीन, जडीकृत 

+चिन्ताजड दशेनम्‌ - श० ४।५, परामशन्‌ हषजडन 

पाणिना--रघृु० ३॥६८, २।४२ 3. निरचेतन 

चेतनारहित, विवेकशून्य, मन्दबुद्धि-जडानंन्धान्‌ पंड््गून्‌ 

''त्रातुमु--गंगा० १५, इसी प्रकार जडधी, जडमति 


-याज्ञ ० २२५, मनु० २।११० 4. मन्दीकृत, उदासीन 
या चेतनाशून्य किया गुणविवेचनशन्य अरसिक 
>वेैदाभ्यासजड: कथ्थं नू्‌ विषयब्यावत्तकौतुहल 
“विक्रम० १।९ 5. हड़बड़ा देने वाला, जड बना देन॑ 
वाला, संज्ञाशन्य करने वाला 6. गंगा 7. वेद (दायभाग) 
पढ़न के अयोग्य,--डम 4. पानी 2. सीसा । सम०» 
>-क्रिय (वि०) मन्थर, दीघधसूत्री । 


जडता,-त्वम [जड--तल-+-टाप्‌ू, जड--त्व वा | . मन्दता 
कार्य में अरुचि, आलस्य 2. अज्ञान, बद्धपन 3. (अल० 
शा० मं) ३३ संचारी भावों में एक-मन्दता, सा० 
द० १७५ । 

जष्डिमन्‌ (पं ०). [ जड--इमनिच्‌ | 4. ठण्डक 2. जडता 
3३. मन्दता, उदासीनता 4. मर्छो, संज्ञाहीनता । 

जतु (नपुं०) [ जायते वक्षादिभ्य:ः जन्‌--उ त आदेश: | 
लाख। सम०---अइमकमभ्‌ शिलाजीत,--पुत्रकः शतरंज 
का मोहरा,--रसः लाख, महावर । 

जतुकम्‌ [जतु +-कन्‌ ] लाख, महावर । 

जतुका [जत॒ुक--टाप | 4. लाख 2. चभगादड़ । 

जतुकी, जतृका [ जतुक-+डछीष्‌, जतुका नि० दीघ॑: ] 

चमगादड । 
जत्रु (नपुं०) [जन्‌--र तोथ्न्तादेश: | ग्रीवास्थि, हंसुली । 


जन (दिवा० आ०- जायते, जात--क० वा० जन्यते या 
जायते) पेदा होना, उत्पन्न होना (अपा० के साथ), 
अजनि ते व॑ पृत्र:--ऐत०, मनु० १।९, ३।३९, ४१, 
आाणाद्वायरजायत- ऋग्‌ ० १०।९०।१२, मन्‌ ० १०।८ 
३।७६, १७५ 2. उठना, फटना (पौध की भांति) 
उगना 3. होना, बन जाना, आ पड़ना, घटित होना, 
घटना--अनिष्टादिष्टलाभेषपि न गतिजायते शुभा 
--हि० १।६, खतनेत्रोज्जनि क्षणात्‌-भट्टि० ६॥३२, 
याज़्ञ ० ३२२६, मन० १९९, प्रेर० जनयति जन्म 
देता, पंदा करना, उत्पन्न करना--अनु-. बाद में 
पैदा होना-पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोइन॒ुजायते-- 
मन ० ९।१३४ 2. समरूप पदा होना--असो कुमारस्त- 
मजो5नजात:-रघ ० ६।७८ (तस्माज्जात:-मल्लि० ) 
अभि--, [. पंदा होना, उत्पन्न होना, उदय होना 
फूटना--कामात्क्रोधोषभिजायते---भग ० २।६२० हि० 
१।२०५ 2. होना, घटित होना 3. परिणत होना 
4. उच्चकुल में जन्म होना 5. उत्पन्न होना--भग० 
१६।३, उप-, . पैदा होना, उत्पन्न होना, निकलना, 
उगना---ऊष्मणइचोपजायते-- मनु ० १।४५, सड्डस्तेषु- 
पजायते--भग० २॥६२, १४॥११ 2. फिर जन्म लेना, 
याज्ञ ० ३३२५६, भग० १४।२, 3. होना, घटित होना । 
प्र-, वि-, सम्‌-, . उगना, निकलना, फूटना 2. पैदा 
होना, उत्पन्न होना । 

जनः [ जन्‌-- अच्‌ ] 7. जीवज़न्तु, जीवित प्राणी, मनुष्य 


( २९५ ) 


2. व्यवित, पुरुष (चाहे मनृष्य हो या स्त्री )-“क्व वरयं 
क्व परोक्षमन्मथोी मंगशावें: सममेधितो जन: - श० 
२।१८, तत्तस्य किमंपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जन 
--उत्तर० २।१९, इसी प्रकार सखीजनः सहेली, 
'दासजन: सेवक, 'अबलाजन: आदि (इस अर्थ में 
जन: या “अयंजन: का प्रयोग बहुधा वकक्‍ता के द्वारा 
स्‍त्री या पुरुष दोनों के लिए एकवचन या बहुवचन 
में किया जाता हैं और उत्तम पुरुष भी प्रथम पुरुष के 
रूप मे प्रयकत होता हैं) -अय॑ जनः प्रष्टमनास्तपोधने 
-“कु० ५४० (मनुष्य); भगवन्परवानयं जन: प्रति 
कलाचरितं क्षमस्व मे---रघु० ८।८१ (स्त्री ), पश्यानड्र 
शरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि--नागा० ११ 


(स्त्री, ब० व०) 2. सामहिक रूप में मनष्य, लोग 
संसार (ए० व० या ब० व० में )--एवं जनो गृक्लाति 
“-मालवि० १, सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनो&्न्यथा 
भतृमतीं विशद्धूते--श० ५॥१७ 3. वंश, राष्ट्र 
कबीला 4. 'महः लोक से परे का संसार, देवत्व को 
प्राप्त मनुष्यों का स्वर्ग । सम०--अतिग (वि०) 
असाधा रण, असामान्य, अतिमानव,-अधिपः,-अधिनाथ 
राजा,--अन्तः 4. वह स्थान जहाँ मनष्य नहीं रहते 
वह स्थान जो बसा हुआ नहीं है 2. प्रदेश 3. यम का 
बिशेषण,---अन्तिकम्‌ गृप्त संवाद, कान में कहना या 
एक ओर होकर कहना (अव्य०) एक ओर को 
(नाटकों में )---सा० द० रंगमंच के निदेश की परि- 
भाषा इस प्रकार बतलाता हैं :--त्रिपताकाकरेणान्या- 
नपवार्यातराकथा म्‌, अन्योन्यामंत्रणं यत्‌ स्यथाज्जनान्ते 
तज्जनान्तिकम, ४२५,---अर्दनः विष्ण या क्ृष्ण का 
विशेषण,--अशनः भेड़िया,--आकीणणं (वि०) लोगों 
से ठसाठस भरा हुआ, जनसंकुल,--- आचार: लोकाचार, 
लोकरीति,---आश्रमः धमंशाला, सराय, पथिकाश्रम, 
“-आश्रयः मण्डप, शामियाना,-हन्द्रः.--ईशः,--ईइवरः 
राजा,--इष्ट (वि०) लोकप्रिय (ष्ट:) एक प्रकार 
की चमेली,---उदाहरणम्‌ यश, कोति,-ओघः जनसंमर्द 
भीड़, जमघट,--कारिन (पूं०) अलक्‍्तक,--चक्षस 
(नपुं०) 'लोकलोचन सूय,---त्रा छता, छतरी,--देव 
राजा,--पदः 4. जनसमृदाय, वंश, राष्ट्र--याज्ञ० 
१।३२६० 2. राजधानी, साम्राज्य, बसा हुआ देश 
--जनपदे न गद: पदमादधौ--रघ ० ९।|४, दाक्षिणात्ये 
जनपदे--पंच ० १, मेघ० ४८ 3. देश (विप० पुर, 
नगर )--जनपदवधूलोचने: पीयमान:--मेघ० १६ 
4. जनसाघारण, प्रजा (विप० प्रभ) 5. मनष्यजाति 
--पदिन (१०) किसी जनसम॒दाय या देश का राजा, 
--प्रवादः . अफ़वाह, किवदन्ती, जनश्रति 2. लोका- 
पवाद, बदनामी,--प्रिय (कि०) ॥4.. लोक हितेच्छ 
2. सवप्रिय,-मर्यादा सर्वेंसम्मत प्रथा,---रञझजनम लोगों 


को सुख देना, लोकप्रियता का प्रसाद प्राप्त करना, 
-खः . किवदन्ती 2. बदनामी, लोकापवाद,---लोकः 
ऊपर के सात लोकों में से पाँचवाँ, महलोंक के ऊपर 
स्थित लोक,--वाद: (जनेवाद: भी) ॥. समाचार, 
जनश्रुति 2. लोकापवाद,--व्यबहार लोकप्रिय चलन, 
 +>श्रुत (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध,--श्रुतिः (स्त्री०) 
किवदन्ती, जनरव,--संबाध वि० घना बसा हुआ 
“स्थानम्‌ दण्डक वन के एक भाग का नाम--रघु० 
९(२।४२, १३।२२, उत्तर० १।२८, २।१७। 
जनक (वि०) ([स्त्री०--निका) [ जन्‌+-णिच्‌+ण्वल | 
जन्म देन वाला, पंदा करने वाला, कारण बनने वाला 
या उत्पन्न करने वाला; क्लेशजनक, दुःखजनक आदि, 
--कः 4. पिता, जन्म देने वाला 2. विदेह या मिथिला 
के प्रसिद्ध राजा, सीता का धमंपिता। वह अपने 
प्रभूत ज्ञान, अच्छे काय और पवित्रता के कारण 
प्रसिद्ध था। राम के द्वारा सीता का परित्याग किये 
जाने पर उन्होंने वेराग्य ले लिया, सुख और दुःख के 
प्रति उदासीन हो गय और अपना समय दाशंनिक 
चर्चा में बिताया। याज्ञवल्कय मुनि जनक के पुरोहित 
ओर परामश दाता थे। सम०-- आत्मजा, -- तनया, 
--नन्दिनी,--सुता जनक की पुत्री सीता के विशेषण । 
जनद्धभमः [ जनेम्यो गच्छति बहिः, जन-+गम्‌ --खच 
शभागमः | चाण्डाल । 
जनता [ जनानां समहः--तल | 4. जन्म 2. लोगों का 
सम ह, मनष्य जाति, समदाय--पद्यति सम जनता 
दिनात्ययं पावंणौ शशि दिवाकराविव--रघ्‌ ० ११।८२, 
'. १५।६७, शि० ९।१४ | 
जनन (वि०) [ जन्‌+ल्य ट॒ | पदा करने वाला, उत्पन्न 
करने वाला आदि,--नम्‌ 4. जन्म, पंदा होना,--- 
यावज्जननम्‌ तावन्मरणम्‌ --मोह ० १३ 2. पंदा करना, 
उत्पादन करना, सृजन करना--शोभाजननात्‌---कु० 
१।४२ 3. साक्षात्कार, प्रत्यक्षीकरण, उदय 4. जीवन 
अस्तित्व--यदंव पूव जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती 
ससज-कु० १।५३, श० ५।२, गोत्र, कुल, वंशपरपरा। 
जननिः (स्त्री०) [जन्‌+-अनि |] . माता 2. जन्म । 


जननी [ जन्‌+णिच्‌--अनि-+-डीप्‌ ] 4. माता 2. दया, 
दयालता, करुणा 3. चमगादड 4. लाख । 

जनमेजयः [ जनान्‌ एजयति इति जन--एज-|- णिच-- खश 
ममागमः | हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध राजा, परीक्षित 
का पुत्र और अर्जुन का पोता (जनमेजय का पिता 
साँप के कार्ट जाने से मरा, इसलिए जनमेजय ने उस 
क्षति का प्रतिशोध करने के लिए संसार से सर्प॑जाति 
का समूल विनाश करने के लिए दढ़ संकल्प किया । 
तदनसार एक सपंयज्ञ का आरभ किया गया जिसमें 
तक्षक को छोड़ कर और सब सर्प जला दिये गये। 


( २९६ ) 


आस्तिक ऋषि के बीच में पडने से तक्षक के प्राण बचे 
और सर्पयज्ञ बन्द कर दिया गया। इस यज्ञ के 
कारण ही वैशम्पायन ने राजा को महाभारत की कथा 
सुनाई, राजा ने भी ब्रह्महत्या के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिए उस कथा को ध्यानपुृवंक सुना) 
जनयित (वि० ) (स्त्री--त्री) [जन्‌+णिच्‌ --तृच | पंदा 
करने वाला, जन्म देने वाला, सृष्टिकर्ता-(पुं० ) पिता । 
जनयित्री [जनयितृ+डीप ] माता । 
जनस (नपु ०) [जन्‌+णिच्‌ --असुन्‌ |] दे० जन ३। 
जनिः, जनिका, जनी (स्त्री०) [जन्‌ इन, जनि+कन्‌ “ 
टाप, जमि-+छीष ] . जन्म, सजन, उत्पादन 2. स्त्री 
3. माता 4 पत्नी 5. स्नषा, प्रत्रबंध । 


जनित (वि०) [ जन्‌+णिच्‌+ क्त ] . जिसे जन्म दिया 
गया है 2. पंदा किया हुआ, सजन किया हुआ, उत्पन्न 
किया हुआ । 

जनित (पं०) [जन्‌+णिच्‌ --तृच ] पिता । 


जनित्रो [जनित्‌+डीप्‌ ] माता 

जन (न) (स्त्री०) [जन्‌+उ, जन +-ऊछू| जन्म, उत्पत्ति । 

जनुस्‌ (नपृ०) | जन्‌+उसि |] 4, जन्म--धिग्वारिधीनां 
जन:ः--भामि० १।१६ 2. सृष्टि, उत्पादन 3. जीवन, 
अस्तित्व--जनः सबबंइलाध्यं जयति ललितीत्तंस भवत 
--भामि० २।५५। सम०--जनुवान्ध: जन्म से अन्धा 
जन्मान्ध । 

जन्तुः | जन्‌+तन्‌ ] . जानवर, जीवित प्राणी, मनुष्य 
-“रश० ५॥२, मनु० ३।७१ 2. आत्मा, व्यक्ति 
3. निम्न जाति का जानवर । सम०-कम्बः . घोष 
को सीपी 2. घोध,--फलः गलर का वक्ष । 

जन्तुका [ जन्तु+क+ क+टाप ] राख । 

जन्तुमती [ जन्तु +मत्‌ +-डीप्‌ |] पृथ्वी । 

जन्मम्‌ [ जन्‌ मन | उत्पत्ति । 

जन्मन | जन्‌+मनिन्‌ | 4. जन्म--तां जन्मन शलवध्‌ 
प्रपेदे--कु० १४२१ 2. मल, उद्गम, उत्पत्ति, सृष्टि 
--आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणे: कुत:--हि० 
प्र० ४४, कु० ५१६० (समास के अन्त मं) से उत्पन्न 
या उदय--स रलस्कन्धसंघट्जन्मा दवाग्नि:-मेघ० ५३ 
3. जीवन, अस्तित्व--पूर्वेष्वपि हि जन्मसु >मनु० 
२९१००, ५३८, भग० ४५ + जनन्‍्म-न्‍स्थान 
5, उत्पत्ति। सम०--अधिपः . शिव का विशेषण 
2. (ज्योतिष में) जन्म लग्न का स्वामी,-अन्त रम्‌ दूसरा 
जन्म,--अन्तरोय (वि०) दूसरे जन्म से सम्बद्ध या 
किसी दूसरे जन्म में किया हुआ,--अन्ध (वि०) जन्म 
से ही अन्धा,--अष्टमी भाद्रपद क्ृष्णपक्ष की अष्टमी 
श्रीकृष्ण का जन्म दिन,--कीलः विष्णु का विशेषण, 
--कुण्डलो जन्म-पत्रिका में बनाया गया चक्र जिसमें 
जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति दर्शायी गई हो, 


--कत्‌ (पृ०) पिता,--क्षेत्रम्‌ जन्म स्थान,--तिथिः 
(पं ०, सत्री० ) --दिनम्‌,-दिवसः जन्मदिन,-दः (वि० ) 
पिता,--नक्षत्रम,--भम्॒ जन्म के समय का नक्षत्र 
-नासन (नप्‌ ०) जन्म से बारहवें दिन रक्‍खा गया 
नाम,--पत्रम्‌,--पत्रिका वह पत्र या पत्रिका जिसमें 
जन्म लेने वाले बाऊलूक के जन्म काल के नक्षत्र या ग्रह 
आदि बतलाये गये हों,--प्रतिष्ठा 4. जन्म स्थान 
2. माता-श० ६,-भाज (प० ) जानवर, जीवित प्राणी 
--मोदन्तां जन्मभाज: सततं--मृच्छ० १०६०, 
--भाषा मातृभाषा--यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्म- 
भाषावदेव प्रत्यावासं विलसति वच: संस्कृत प्राकृत॑ 
च--विक्रम ० १८।६,--भमिः (स्त्री ; जन्म स्थान, 
स्वदेश,--योगः जन्मपत्र,--रोगिन (वि०) जन्म का 
रोगी, जिसे जन्मसे ही रोग लगा हो,--लग्नम्‌ वह लग्न 
जो जन्म के समय हो,-वत्मंन्‌ (नपुं०) योनि,-शोधनम्‌ 
जन्म से प्राप्त कतंव्यों का परिपालन,-साफ़ल्यम जीवन 
के उद्देश्यों की सिद्धि---स्थानम्‌ . जन्मभूमि, स्वदेश 
वह घर जहाँ जन्म लिया हूँ 2. गर्भाशय । 

जन्मिन (पं०)[ जन्मन्‌ --इसि ] जानवर, जीवधारी प्राणी । 
( वि० ) [जन्‌+ण्यतू, जन्‌+णिच्‌+यत्‌ वा |] 
. जन्म लेन वाला, पदा होने वाला 2. जात, उत्पन्न, 
3. (समास के अन्त में) से उत्पन्न, जनित 4. किसी वंश 
या कुल से संबद्ध 5. गंवारू, सामान्य 6. राष्ट्रीय, - न्‍्य 
. पिता 2. मित्र, दूल्हे का सम्बन्धी या सेवक 
3. साधारण जन 4. जनश्व॒ति, किवदन्ती,-न्यम्‌ . जन्म, 
उत्पत्ति, सुष्टि 2. जात, सुष्ट, उत्पादित वस्तु, (विप० 
जनक )-जन्यानां जनक: काल:-भाषा ० ४५; जनकस्य 
स्वभावो हि जन्ये तिष्ठति निरिचतम्‌--शब्द ० 

शरीर 4. जन्म के समय होने वाला अपशकुन 

5, बाजार, मग्डी, मेला 6. संग्राम, यद्ध-तत्र जन्य रघो 
घोर पाव॑तीयेगंगेरभमत्‌ू--रघ्‌० ४७७ 7. निन्‍्दा 
अपशब्द,-न्या . माता की सहेली 2. बघ्‌ का सम्बन्धी 
वध की सेविका--याहीति जन्यामक्दत्कुमारी--रघु ० 
६।३० 3. सुख, आनन्द 4. स्नह । 

जन्यः | जन्‌-+यच्‌ बा० न अनादेश: | . जन्म 2. जानवर 
जीवधारी, प्राणी 3. आग 4. सष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 


जप्‌ (म्वा० पर०-जपति, जपित या जप्त) . मन्द स्वर में 
उच्चारण करना, मन ही मन में बार २ कहना, गन- 
गताना--जपन्नपि तववालापमन्त्रावलिम--गीत ० ५, 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम--४, न ० ११।२६ 
2. मन्‍्त्रों का गनतगनाना, मन ही मन प्रार्थना करना 
“मन ० ११॥१०९४, २५१, २५९, उप--, कान मे कहना 
कानाफसी करके अपने अनकल कर लेना, विद्रोह के 
लिए भड़काना या उकसाना--उपज प्यानूपजपेत्‌--म नु ० 
७।१९७। 


( २९७ ) 


जपः [जप्‌+-अच ] . मन ही मन प्राथना करना, धीमे स्वर 


जम्बु,--ब्‌ (स्त्री ०) [जम्‌ --कु पृषो ० बुकागम:, जम्ब्‌ +-ऊडः | 
से किसी मन्त्र को बांर २ दृहराना 2. वेदपाठ करना 


जामन का पेड़, जामून (सम०--खण्डः,-- द्वीपः मेरु 


देवताओं के नाम बार २ दुहराना--मनु० ३।७४ 
याज्ञ० १।२२ 3. मन्द स्वर से उच्चरित प्राथना । 
सम ०---परायणः (वि०) प्राथना मन्त्रों को धीमे स्वर 
में उच्चारण करने में व्यस्त,--माला जप करन की 
माला । 

जप्यः, -प्यम | जप्‌ू--यत्‌ | . मन्द स्वर से या मन ही मन 
में बोली जाने वाली प्रार्थना 2. जपन॑ योग्य प्रार्थना 

जपी हुई प्रार्थना । 

जभ, जम्भ  (म्वा० पर०--जभति, जम्भति) संभोग करना 
तुं० यभ्‌ #॥ (भ्वा० आ०-जभते, जंभते) जम्हाई 
लेना, उबासी लेना । 

जम्‌ (म्वा० पर० जमति ) खाना । 


जमदग्नि: (पुं०) भुगवंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण, परशुराम 


का पिता, (जमदग्नि, सत्यवती और ऋदचीक का पूत्र 
था, वह बड़ा ही पुण्यात्मा ऋषि था, कहते हूँ कि उसने 
वेदों का पूर्ण स्वाध्याय किया था, उसकी पत्नी रेणुका 
थी जिससे पाँच पुत्र हुए। एक दिन रेणुका स्नान 
करन के लिए नदी पर गई तो वहाँ उसने किसी गंधव- 
दम्पती (कुछ के मतानुसार वह चित्ररथ और उसको 
पत्नी थे) को जल में क्रीडा करते देखा। उस 
मनोहर दृश्य को देखकर उसके मन में ईर्ष्या जागी 
और वह उन दूषित विचारों से कलषित हो गईं, नदी 
में स्‍्तान करने पर भी वह पवित्र न हो सको जब वह 
वापिस घर आई तो क्रोध के अवतार जमदरग्नि ने उसे 
सतीत्व की कान्ति से हीन देखकर बड़ा धमकाया और 
अपने पुत्रों को उसका सिर काट देने की आज्ञा दी। 
परन्तु पहले चारों पुत्रों न एसा क्र दुष्कृत्य करन म॑ 
आनाकानी की । परशुराम उनका सबसे छोटा पूत्र 
था। उसने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया 
फलत: एक कुल्हाड़े से अपनी माता का सिर काट 
डाला । इससे जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और 
उसने परशराम से वरदान मांगने के लिए कहा। 
दयाल परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करन 
की प्रार्थना की जो तुरंत ही स्वीकार की गई ) 

जमनम्‌ जेमनम । 

जम्पतोी (पूृ० द्वि० व०) [ जाया च पतिश्च |] पति और 
पत्नी--तु० दम्पती और जायापती । 

जम्बालः | जम्भू--घजञा नि० भस्य बः--जम्ब+ आ+ला 
-+-क | . गारा कीचड़ 2. काई, सेवार 3. केवड्डे का 
पोधा । 

जम्बालिनी [ जम्बाल--इनि-+-डछीप ] एक नदी । 


जम्बीरः [ जम्म्‌ू+-ईरनू, ब आदेश: ] चकोतरे का (नींबू 


की जाति का ) पेड़--रम्‌ चकोतरा । 


पहाड़ के चारों ओर फंले हुए सात द्वीपों में से एक । 
जम्बु (बू) कः (स्त्री०--कौ) [ जम्बु (बू)-+क-+क | 
. गीदड़ 2. नीच मनष्य । 
जम्बलः [ जम्बं (ब) तन्‍नाम फल लाति ला-+-क | एक प्रकार 
का वक्ष, केक्डा,--लम॒ दूल्हे के मित्रों एवं दुल्हन की 
सखियों द्वारा किया गया परिहास या परिहासात्मक 
अभिनन्दन । 


जम्भ: | जम्भ्+घजञा ]. जबाड़ा (प्राय: ब० व०) 2. दांत 
3. खाना 4. कुतर-कुतर कर टुकड़े करना 5. खण्ड, 
अंश 6. तरकस 7. ठोडी 8. जम्हाई, उबासी 9. एक 
राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने मार गिराया था 0. चको- 
तरे का पेड़। सम०--अराति:,--द्विष,--भेदिन्‌-रिपुः 
इन्द्र का विशेषण,---अरिः: 4. आग 2. इन्द्र का वज्त्र 
3. इन्द्र । 

जम्भका, जम्भा, जम्भिका [जम्भ--कन्‌ +टाप्‌, जम्भ्‌ -- णिच्‌ 
-+अ+ठापू, जम्भा--कन्‌ --टाप, इत्वम्‌ ] जमुहाई, 
उबासी 

जम्भ (भो) रः [ जम्मं भक्षणर्रुचि राति ददाति--जम्भ +- 
रा--क, जम्भू+-ईरन | नींब या चकोतरे का पेड़ । 


जय: |जि-|-अच्‌ | !. जीत, विजयोत्सव, विजय, सफलता, 
जीतना (यद्ध मं खेल में या म॒क़दमे में) 2. संयम 
दमन, जीतना--जंसा कि “इन्द्रियजय' में 3. सूय का 
नाम 4. इन्द्र का पुत्र जयन्त 5. पाण्डव राजकुमार 
युधिष्ठिर 6. विष्ण का सेवक 7. अर्जुन का विश्येषण, 
5-या . दुर्गा 2. दुर्गा का सेवक 3. एक प्रकार का 
झण्डा । सम०--आवह (वि०) विजय दिलान वाला, 

' -उद्धर (वि०) विजयोल्लास मनाने वाला,-कोलाहल 
4, जयघोष 2. पासों से खेलना,--घोष:,--घोषणम, 
--णा विजय का ढिंढीरा,--ढक्का जीत का डंका, एक 
प्रकार का ढोल जिसे विजय की सूचना देने के लिए 
बजाया जाता है,--पत्रम विजय का अभिलेख, -- पाल 

. राजा 2. ब्रह्मा का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण 
--पुत्रकः एक प्रकार का पासा,--मड्भलः . राजकीय 
हाथी 2. ज्वरनाशक उपचार,-वाहिनी शची (इन्द्राणी) 
का विशेषण,---शब्दः 4. जयध्वनि 2. चारणों द्वारा 
उच्चरित जयजयकार,---स्तम्भ: विजय मनाने के लिए 
बनाया गया स्तम्भ, विजयसूचक स्तम्भ--निचखान 
जयस्तम्भान्‌ गद्भासल्नोतोइन्तरेष सः---रघ्‌ ० ४॥३६, ६९ 
जयद्रथः | जयत्‌ रथो यस्य--ब० स० | सिन्ध प्रदेश का 
राजा, दु्यंधिन का बहनोई, (क्योंकि धृतराष्ट्र की पृत्री 
दृश्शला जयद्रथ को ब्याही थी) [एक बार जयद्रथ 
शिकार के लिए गया--वहाँ जद्भल में उसे द्रौपदी 
दिखाई दी । उसन द्रोपदी से अपने लिए और अपने 


( ३९८ 


साथियों के लिए भोजन माँगा। अपनी जादू की 
थाली से द्रौपदी ने उनको पर्याप्त मात्रा में प्रातराश 
परोस दिया । उसके इस काय से तथा उसके सौन्दय 
से वह इतना अधिक मग्ध हुआ कि उसने द्रोपदी को 
अपने साथ भाग चलने के लिए कहां। उसने क्रोध 
के साथ उसकी बात को अस्वीकार कर दिया परल्तु 
वह उसे बलपूर्वक उठा कर ले जानें में सफल हो गया 
--क्योंकि द्रौपदी के पति उस समय बाहर शिकार के 
लिए गये हुए थे। जब वह वापस आये तो उन्होंने 
उस अपहर्ता का पीछा क्रिया, उसे पकड़ कर द्रौपदी 
को मकक्‍त कराया--तथा बहुत तिरस्कृत हो जाने पर 
उसे भी छोड़ दिया। उसने अभिमन्य को मारने के 


) ' 


सिर अपनी पत्नी की गोद में रक्‍्खे सो रहे थे, सूय 
डूबने को था। पत्नी ने यह देख कर कि संध्याकालीन 
प्रार्थना का समय बीता जा रहा हैं, आहिस्ता से जगा 
दिया। परन्तु नींद में बाघा पहुंचने के कारण जरत्कारु 
को क्रोध आ गया और वह अपनी पत्नी को छोड़ 
कर सदा के लिए वहाँ से -चल दिया । जाते समय 
वह अपनी पत्नी को बता गया कि तुम गर्भवती ही 
और तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें सम्भालने वाला होगा 
-“5साथ ही साथ वह सप्प वंश के क्षय को बचावेगा । 
यह पुत्र ही आस्तीक था |,-गवः बढ़ा बंल-दारिद्र यस्य 
परा म्ति यन्‍्मानद्रविणाल्पता, जरद्गवधन: शर्वेस्तथापि 
परमेरवरः--पंच ० २।१५९ | 


उपाय ढँढ़ने में बड़ा भाग लिया। अन्त में वह अजन | जरती [ज-+शत्‌-+-डीप | एक बूढ़ी नारी । 


के द्वारा महाभारत की लड़ाई में मारा गया|। 
जयनम्‌ | जि-+-ल्यूट | !. जीतना, दमन करना 2. हाथी 


[ज--झच्‌, अन्तादेश:| ?. बूढ़ा आदमी 2 
भेसा । 


भर घोड़ों आदि क। कवच। सम०--थुज्‌ (वि०) | जरा [ज--अहू--टाप्‌ ]('जरा' शब्द के स्थान पर कर्म० 


!. जीनपोश से सुसज्जित 2. विजयी । 


जयन्त: [जि--झच्‌, अन्तादेश:] !. इन्द्र के पुत्र का नाम, 
-“पौलोमीसम्भवेनंव जयन्तेन प्ुरन्दरः:--विक्रम ० 
५१४, श० ७२, रघ॒ु० ३।२३ ६॥०८ 2. शिव का 
नाम 3. चन्द्रमा,---तो !. झण्डा या पताका 2. इन्द्र को 
पुत्री 3. दर्गोा। सम०-पत्रम (विधि में) न्‍्यायाधोश 
द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था (दोनों दलों में से किसी 
एक के पक्ष में) 2. अश्वमेष यज्ञ के लिए छोड़े हुए 
धोड़े के मस्तक पर लगा नामपट्ठ । 

जयिन्‌ (वि०) [जेतुं शीलमस्थ--जि--इनि] !. विजेता, 
पराजंता--बिछूपक।क्षस्थ जयिनीस्ता: स्त॒वे वामलीचना 
+विद्धश।० 2. सफल (मुकदमा) जीतने वाला 
“ज्याज्ञ ० २७९ 3. मनोहर, अ।कर्षक हृदय को दम्म त 
करने वाल।---जगति जयिनस्ते ते भावा नवेनदुकलादय': 
-मा० १३६, (पुृं०) विजेता, जयशील--ौ रस्त्या- 
नेवमाक्रामंस्तांस्ताञ्जनपदाज्ज य। ---रधु ० ४ ३४ । 


जय्य (वि०) [ जि-+-यत्‌ | जीतने के योग्य, प्रहाय, जो 

जीता जा सके (विप० जंय) । 
जरठ (वि०) [ ज-+-अठच्‌ |] !. कठोर, ठोस 2 कर ना, 

अधिक आय का--अय म तिज रठा: प्रकामगुर्वीं: परिणत- 
दिक्‍करिक सस्‍्तटीबिभति--शि० ४॥२९ (यहाँ “जरठ 
का अर्थ 'कठोर' भी है) 3. क्षीण, जीणं, निर्बंल 
4. पूर्णविकसित, पक्का, परिपक्व, जरठक मल--शि० 
११।१४ 5. कठोर हृदय, ऋर, --ठः पाण्ड, पाँचों पाण्डवों 
के पिता । 

जरण (वि०) [ज-+ल्यूद] बढ़ा, क्षीण, निर्वेल । 

जरत्‌ (वि०) [ज-+-शत्तु] . बृढ़ा अधिक आय्‌ का 2. निबंल 


द्वि० व० के आगे अजादि विभक्ित परे होते पर त्िकल्प 
से 'जरस' आदेश हो जाता हैं) !. बढ़ापा--ककेयी- 
शख्रूयवाह पंलितच्छकझ्मनना जरा--रघु० १२।२, तस्य 
धमरतैरासीद्‌ वृद्धत्व जरया (जरसा) विता--१।२३ 
2. क्षीणता, निवेलता, बढ़ापे के कारण दुबंलता 
3. पाचनशक्ति 4. एक राक्षती का नाम-दे ० 'जरासंध 
नो०। सम०--अवस्था क्षोणता,-जजोण्ण (वि) 
वयोवद्ध, निर्वेलीकृत, दुबेंहड---भतं ० ३।१७,---सन्ध 
एक प्रसिद्ध राजा और यीद्धा, बृह॒द्रथ का पुत्र (एक 
पौराणिक कथा के अनसार यह अलूग-अलग दो 
टुकड़ों के रूप में पदा हुआ, “'जरा' नामक राक्षसी 
ने इन दीनों टकड़ों को जोड़ दिया--इसीलिए यह 
जरासन्ध के नाम से प्रत्यात हुआ। अपने पिता 
को मृत्य के परचात्‌ृ यह मगध और चेदि देश का 
राजा बना। जब इसने सुना कि कृष्ण ने मेरे जामाता 
कंस को मार डाला तो इसने बड़ी भारी सेना लेकर 
१८ बार मथरा को घंरा-परन्तु हर वार मुंह॒को 
खानी पड़ी। जब यूधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का 
अनष्ठान किया तो अज ज्‌ न, कृण्ण और भीम ब्राह्मण 
का रूप धारण करके केवल अपने ज्त्र को मार कर 
बन्दी राजाओं को क़ेद से छड़ाने के लिए जरासन्ध 
की राजबानी मं गय परन्तु जरासन्ध ने बन्दी राजाओं 
को छोड़ने से इंकार किया, तब भीम ने उसे द्वन्द्र युद्ध 
के लिए ललकारा। जरासन्ध वाहर निकरू कर आया 
>-दोनों में घोर यद्ध हुआ--पर अन्त मे जरासन्ध 
भीम के हाथों मारा गया। । 


जरायणिः | जराया अप॑त्यम-फिजा | जरासन्ध का नाम । 


जीर्ण। समे० --कारु एक ऋषि जिसने वासुकि सर्प | जरायु (नपं ०) [ जरामेति--इ--व्य ण ] १. साँप की 


की वहन से विवाह किया था [एक दिन वह अपना 


कॉचुली 2. भ्रूण की ऊपरी झिल्ली 3. योनि, गर्भाशय । 


( २३९९ ) 


सम०--ज (वि०) गर्भाशय से उत्पन्न, पिण्डज--मन्‌ ० 
१।४३, कु० ३।४२ पर मल्लि० । 

जरित (वि०) [ जरा--इतच्‌ | . बूढ़ा, वयोवद्ध 2. क्षीण, 
निर्बल । 

जरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ जरा--इनि ] बढ़ा, वयो- 
वद्ध । 

रूथम [ज--ऊथन | माँस । 

जजर (वि०) [जर्ज |-अर | ।. बूढ़ा, निबंल, क्षीण 2. जीर्णं 

. फटा पुराना, टठा-फूटा, तोड़कर टकड़े २ किया 
हुआ, खण्ड-खण्ड किया हुआ, छोटे २ टकड़ों में विभकत 
“जराजजरितविषाणकोटयो मगाः--का ० २१, गात्र 
जराजजरितं विहाय---महावी ० ७।१८, विसपंन धारा- 
भिलंठति धरणीं जर्जरकण:--उत्तर० १।२९, शि० 
४२३ 3. घायल, क्षतविक्षत 4. झोझरा, खोखला (जैसे 
कि टूटे घड़े की आवाज ),-- रम्त इन्द्र का झण्डा | 

जजरित (वि०) [जजेर--णिच्‌--क्त] 4. बढ़ा, क्षीण 
निबंल 2. घिसा-पिसा, झीर-झीर, फटा-पुराना, चिथड़े 
चिथड़ हुआ 3. पूरी तरह पराभत, अयोग्य --स्मर- 
शरजजरितापि सा प्रभाते--गीत ० ८ । 

जजरीक (वि०) [ जर्जर--ईक नि० साध: ] 4. बढ़ा 
तीण 2. जीण॑-शीर्ण- छेंदों से भरा हुआ, सछिद्र । 

जतु: | जन्‌ +तु, र आदेश: | 4, योनि, 2. हाथी । 


जल (वि०) | जल --अक ] स्फर्तिहीन, ठण्डा, शीतल, जड । 
-““लम्‌ पानी--तातस्य कृपोबश्यमिति ब्रवाणा: क्षार 
जले कापुरुषा: पिबन्ति---पञ्च० १।३२२ 2. एक 
सुगन्धित औषधि का पौधा, खस 3. शीतलता 
4. पूर्वाषाढ़ नक्षत्र । सम०--अजड्चरूम . झरना 
2. निझर 3. काई,--अज्जलिः 4, चलल भर पानी 
2. मृतक के पितरों को जल तपंण--कुपुत्रमासाद्य कुतो 
जलाञ्जलि:---चाण ० ९५, मानस्यापि जलाञज्जलि 
सरभसं लोके न दत्तो यथा--अमरु ९७ (यहाँ जला- 
उजलि दा का अथ हँ---छोड़ देना, त्यागना ),--अटठन 
सारस,--अटनी जोक,---अण्टकः घड़ियाल, मगरमच्छ 
अत्ययः शरद, पतझड़,---अधिदेबतः--तम वरुण का 
विशेषण, (तम्‌ ) पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पुझ्ज ञ्ज,---अधिप वरुण 
जल में पड़ने 
वाला सूय का प्रतिबिम्ब,---अर्णबः . वर्षा ऋतु 2. मीठ 
पानी का समुद्र--अर्थिन (वि०) प्यासा,-अवतार 
नदी के किनारे नाव पर उतरने का घाट,--अष्ठोला 
बड़ा चौकोर तालाब,--असुका जोक,--आकरः झरना 
फोवारा, कूआँ,--आकाहझृक्ष:,--काइक्ष :,--काझक्षिन 
(१०) हाथी,--आख्‌ः ऊदबिलाव,---आत्मिका जोक 


-आयथारः तालाब, झील या सरोवर, जलाशय ,-आय का 


जोक,---आद्। (वि०) गीला (द्रम) गीले कपड़े (द्रा) 
पानी से तर पद्धा,-आलोका जोक,-आवते: भँवर, जल- 


गुल्म,---आशयः . तालाब, सरोवर, जलाशय 2.मछली 
3. समुद्र--आश्रयः 4. तालाब, जलाशय,--आहइर- 
यम कमल,---इन्द्र: 4, वरुण का विश्येषण 2. समद्र, 
धनः वाडवाग्नि,-इभः जलहस्ती, - ईशः,-ईइवर 
4. वरुण का विशेषण 2. समद्र.--उच्छवास: नाली 


'परीवाह 2. छलक कर बहना,--उदरम जलोदर नाम 


का रोग जिसमे पेट की त्वचा के नीचे पानी इकटठा हो 
जाता है,-- उद्भव (वि०) जलचर,-- उरगा,---ओकस 
(पृ० )--ओकस: जोक,--कण्टक: मगरमच्छ,---कपि 
सूस,--कपीतः जलूकबूतर,--क्रड्भः 4. एक खाल 
2. नारियल 3. बादल 4. तरड्भ, कमल,---कल्कः कीचड़ 
--काकः जलकोआ,---कान्तः हवा,-कान्तारः वरुण का 
विशेषण,--किराट: मगरमच्छ, घड़ियाल,--कुक्कुटः 
जलमग, म॒र्गाबी,-कुन्तलः,-कोश्य: काई, सेवारज,-कपी 


. झरना, कआं 2. तालाब, 3. भंवर,--कर्म: सँस, 
कैलिः (१०)--फक्रीडा (स्त्री०) जल में विहार 
करना, एक दूसरे पर पानी उछालना,-- क्रिया मृतकों 
का पितरों को जल-तपंण देना,-- गुल्मः . कछवा 

चोकोर तालाब 3. भंवर,--चर (वि०) (“जलेचर 
भी ) जल में रहने वाले जीव-जन्तु आजीवः "जीव 
मछवा,---चारिन्‌ . जलजन्तु 2. मछली,--ज वि० 
जल मे उत्पन्न या पंदा, (जः) . जलजन्तु 2. मछली 
3. काई 4. चन्द्रमा (जः---जम्‌ ) 4. खोल 2. श्भ 
“अधरोष्ठ निवेश्य दध्मौ जलजं कुमार:-रघ० ७।६३, 
११।६०, (जम) कमल, 'आजीवः: मछवा, “आसन 
ब्रह्मा का विशेषण---वाचस्पतिरुवाचेदं प्राऊजलिजै॑ल- 
जासनम्‌ू-कु० २।३०,-- जन्तुः 4. मछली 2. कोई जल 
का जन्तु,-जन्तुका जोक,जन्मन्‌ कमल,--जिह्नूः मगर- 
मच्छ,---जीविन्‌ (पुं०) मछवाहा ।--तरज्भः . लहर 

एक वाद्य विशेष--जिसमें जल से भरा हुआ 
कटोरा (छड़ी के आघात से) सम स्वर पैदा करता 
हैं। -ताडनम्‌ (शा०) पानी पीटना (आलं०) 
व्यर्थ कॉम,--त्रा छाता,--त्रास: जलातड्डू रोग, पागल 
कुत्ते के काटने से हड़कायापन,--द: . बादल---जायन्ते 
विरलालोके जलदा इव सज्जना:-पञच १।२९ 2. कपूर, 
अदशनः साल का वृक्ष, आगमः वर्षाऋतु, कारू 


वर्षाक्रतु, क्षयः शरद, पतझड़, --दर्दरः एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र---देवता जलदेवी, जलपरी,---द्रोणी डोलची 
“मरः 4. बादल 2. समद्र,--धारा पानी की धार 
--थिः . समद्र 2. दसनील 3. चार की संख्या, “गा 
नदी, जः चाँद, 'जा लक्ष्मी, धन की देवी "रशना 
पृथ्वी,-- नकुल: ऊदबिलाव,--नरः जलपुरुष (इसके 
शरोर का निचला आधा भाग मछली के आकार का 
होता है ),-निधिः . सम्‌द्र 2. चार की संख्या,-निर्गमः 
. नाली, पानी का निकास 2. जलप्रपात, झरने के 


( ४०० ) 


पानी का नदी में गिरना,--नोलिः काई, सेवार,--पट- 
लम्‌ बादल,--पति: . समद्र 2. वरुण का विशेषण, 
--पथः जलगयात्रा--रघ० १७।८१, -पाराकतः जल- 
कपोत,--पित्तम आग,- पुष्पम्त पानी में होने वाला 
फूल, कमल आदि,--प्रः . जल की बाढ़ 2. पानी की 
नदी,--पृष्ठजा काई, सेवार,--प्रदानम मतक पितरों 
को जल तपण,--प्रलूय: जल के द्वारा विनाश,--प्रान्त 
नदी का किनारा,--प्रायम्‌ जलबहुलप्रदेश ---जलप्रायमः 
नपं स्थात्‌--अमर०,-प्रियः . चातक पक्षी 2. मछली 
--प्लवः ऊदबिलाव,--लावनम्‌ जलप्रलूय, बाढ़,---बच 
मछली ,--बालक:,---,बालक: बिघ्य पहाड़ - बालिका 
बिजली,-बिडालः ऊदबिलाव,-बिम्ब:,--प्रिभ्वम ब्‌ल- 
बुला,--बिल्व: . एक (चौकोर) तालाब, सरोवर 
2. कछवा 3. ककड़ी,--भू (वि० ) जल में उत्पन्न,-भ: 
(प०) 4. बादल 2. पानी जमा करके रखने का 
स्थान 3. एक प्रकार का कपूर,--मक्षिका पानी में रहने 
वाला एक कीड़ा,--मण्डकम--एक प्रकार का वाद्य 
यन्त्र, जल दर्दर,--मांगे: नाली, जलप्रणाली,--मुच 
(प्‌ं ; बादल--मेघ० ६९ 2. एक प्रकार का कपूर 
-मतिः शिव का विशेषण,- -मतिका ओला,--यन्त्रम 
. पानी निकालने का यन्त्र--रहट 2. फव्वारा गृहम, 
?निकेतनम, मन्दिरस जल के मध्य बना भवन (ग्रीष्म 
भवन) या मकान जिसके आस पास फुहारे हों-ववचि- 
द्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम--कऋ्रतु ० १।२,-ययात्रा जरूू 
मार्ग से नाव आदि के द्वारा यात्रा,--यानम्‌ पानी को 
सवारी--जहाज,--- रड्कुः जलकुक्कुट,--रण्ड:,-रुण्ड 
. भंवर 2. पानी की बँद, बंदाबांदी, जलकण 3. साँप 
--रसः सम॒द्री या सांभर नमक,--राश्षि: सम॒द्र, -- रुह:, 
5हम कमल,--रूप: मगरमच्छ; -- लता लहर, झाल 
--वायसः कोडिल्छा पक्षी,--वासः जल में बसना 
>-वाहः बादल,--वाह नी पानी की मोरी,--विषवत 
शारदीय विषवत्‌ (२२ या २३ सितम्बर ) ---वश्चिक: 
झींगा मछली ,-ब्यालः पनियल साँप,--शयः:,--शयन:ः, 
--जायित्‌ (१०) विष्ण का विशेषण,---शकम्‌ काई, 
सेवार,--शूक रः मगरमच्छ,---शोषः सोखा, अनावृष्टि 
+सर्पणी जोक,--सूचिः (स्त्री०) ।. गंगाई सँस 
2, एक प्रकार की मछली 3. कौवा 4. जोक,--स्थानभ, 
>5स्थायः तालाब, सरोवर, जलाशय,--हम्‌ छोटा 
जलमन्दिर (ग्रीष्म भवन) जो पानी के मध्य बना हो 
या जिसमें फौोव्वारे लगे हों। --हस्तिन्‌ (प०) जल- 
हाथी,---हारिणी नाली,--हासः . झाग 2. समद्रफेन 
( मसीक्षपी नामक जलचर का भीतरी कवच ) । 


जलड्भम: | जल +गम -|+ खच्‌, ममागम: | चाण्डाल । 


जलमसिः [ जलेन मस्यति परिणमति--जलरू +मस्‌ +-इन | 
. बादल 2. एक प्रकार का कपूर । 


जब 


जलाका, जलालका, जलिका, जलका, जलका | जले आका- 
यति प्रकाशते--जल--आ-+क--क-+टाप, जले 
अलरूृति गच्छति-जरू--अल--उक--टापू, जल--ठन्‌ 
टापू, जलम्‌ ओको यस्य पृषो ० | जोक । 

जलेजम, जलेजातम्‌ [ जले--जन्‌ +ड, कत वा सप्तम्या 
अलक्‌ | कमल । 


जलेशयः | जले--शी +-अच्‌, सप्तम्या अलक | . मछली 
2, विष्णु का नाम | 

जल्प (म्वा० पर० जल्पति, जल्पित ) बोलना, बातें करना, 
संलाब करना-अविरलितकपोलं जल्पतो रक्रमेण-उत्तर० 
१॥२१, एकेन जल्पन्त्यनल्पाक्षरम--पंच० १११६, 
भतं ० १/८२ 2. गृनगनाना, अस्पष्ट उच्चारण करना 
3. प्रताप करना, किच-किच करना, बालकलरूरव करना, 
कलकलघ्वनि करना, अभि-- बोलना, बारें करना, 
प्र--, 4. बोलना, कहना, बातें करना--कु० १।४५, 
2, पुकारना--सम्‌ --+ बोलना, संलाप करना । 

जल्प: | जल्प+घजञा | !. वकक्‍तता, भाषण <. श्रवचन, 
बातचीत 3. बालकल रव, प्रलाप, गप-शप 4. वादविवाद 
वाग्यूद्ध । 

जल्प (पा) क (थि०) (स्त्री--ल्पिका) | जल्१+ ण्वुल 
पाकन वा, ] बातूनी, गप्पी । 

जब (वि०) [ ज+अप | फुर्तीला, चुस्त,--बः (क) वेग, 
फर्ती, तेजी, द्रतता--जवो हि सप्ते:ः प्रम॑ विभूषणम्‌ 
>-भ्तें० ३१२१, श० १८, (ख) त्वरा, क्षिप्रता 
--जवेन पीठादुदतिष्ठदच्यूत:---शि० १।१२ 2. वेग । 
सम ०-अधिक: वेगवान्‌ घोड़ा, द्वतगामी घोड़ा,-अनिल: 
तेज हवा, आंघोी । 

जवन (वि०) (स्त्री०--नी) [| जु+ल्युद ] तेज, फुर्तीला, 
वेगवान्‌ रघ० ९।५६,--नः द्रतगामी घोड़ा, तेज घोडा, 
--नम चाल, द्रतगति, वेग । 

जवनिका, जवनी | जयते आच्छाद्ते अनया--ज+ल्यट 
+छीप-"-जवनी-+कन्‌ --टापू, ह्ृस्व:--जवनिका | 
!. कनात 2. चिक, पर्दा--नरः संसारान्ते विशर्ति 
यमंधानीजवनिकाम--भत ० ३११२ । 

जवस: [जु+-असच | पशुओं के चरने योग्य घास । 

जवा [जव-+-टाप्‌ | अड़हुल, जपा । 

जष्‌ (म्वा० उभ०--जपषति--ते) क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना, मारना । 

जस ! (दिवा० पर०--जस्यति) स्वतन्त्र करना, मुक्त करना 

(मवा० चरा० पर०-- जसति, जासयति ) . चोट 

पहुंचाना, क्षति पहुचाना, प्रहार करना 2. अवज्ञा करना 
अपमान करना, उद्‌---, मारना--निजाौजसोज्जास- 
यितुं जगद्दुह्यम--शि० १३७, भट्टि० ८। १२० । 

जह॒कः [हा+कन, द्वित्वम] ।. समय 2. बालक 3. साँप 

केचली 


( ४०१ ) 


जहत (वि०) (स्त्री०--ती ) [ हा+-शत | छोड़ने वाला 
त्यागने वाला । सम ०--लक्षणा, --स्वार्था लक्षणा का 


एक प्रकार (इसे “लक्षणलक्षणा' भी कहते हैं) जिसमें 


शब्द अपने मुख्याथ को छोड़ देता हू परन्तु एक एसे अथ 
में प्रयक्‍त होता है जो किसी न किसी प्रकार उस 
मुख्याथ से सम्बद्ध हे, उदा० “गंगायां घोष: (गंगा में 
घर) में 'गंगा' शब्द अपने मख्यार्थ को छोड़ कर 
गंगातट को प्रकट करता हं--तु० “अजहत्स्वार्था 
की भी । 

जहावकः [हा -+-शानच्‌ --कन्‌ | महाप्ररूय । 

जहुः [हा-+-उण्‌, द्वित्वम्‌] पशु का बच्चा । 


जह्लः | हा-+नु, द्वित्वमाकारलछोपश्च | सुहोत्र का पुत्र, ए 


प्राचीन राजा जिसने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में 
गोद लिया था। (जब गंगानदी भगीरथ की तपस्या 
के द्वारा स्वंग से इस घरा पर लाई गई तो मंदान में 


आकर उसने राजा जक्न की यज्ञभमि को पानी में 


ड॒बो दिया। जद्न ने क्रद्ध हो कर गंगा को पी डाला । 
देवता, ऋषि ओर विशष कर भगीरथ ने उनके क्रोध 
को शान्त किया। जदह्नने प्रसन्न होकर गंगा को 


अपने कानों के द्वारा बाहर निकालने की स्वीकृति दी । 
इसलिए गंगा जह्न को पुत्री समझी गई और उसे 


जाज्नवी, जक्लकन्या, जह्लतनया, जहूनन्दिनी या जह्न- 
का ए 


कम, जज का । 

सुता आदि नामों से पुकारा गया---तु० रघु० ६।८५, 
८।९५) । 

जागरः | जागू-+-घज्ा , गण | जागरण, जागना, जागते 
रहना, --रात्रिजाग रपरो दिवाशयः---रघ० ९।३४ 
2. जाग्रत अवस्था को मनः सृष्टि 3. कवच, जिरह- 
बख्तर । 

जागरणम |[जाग--ल्‍ल्य ८। 4. जागना, प्रबद्ध रहना 2. खबर- 
दारी, सतकता । 

जागरा [जागृ--अ-|-टाप्‌] दे ० जागरण । 

जागरित (वि०) [जागृ-+-क्त | जागा हुआ, ---तम्‌ जागना । 


जागरित (वि) (स्त्री०--त्री) जागरूक (वि०) [जाग 
-तृच, स्त्रियां डीप च, जाग +ऊक | . जागरणशील, 
जागता हुआ, निद्राशन्य--स्वयतो जागरूकस्य याथार्थ्य॑ 
वेद कस्तव--रघु० १०।३४ 2. खबरदार, सतक 
-वर्णाश्रमाक्षणज|गरूक:--रघ ० १४॥ १५, शि० २०। 
२५ । 

जागति:, जागर्या, जाग्रिया | जागृ-|-क्तिनू, जाग--श्व+- 
यक--टाप, गुण, जाग--श, रिड्ादेश: | जागरण, 
जागते रहना । 

जागडम्‌ [जगड-|-अण्‌ | केसर, ज्ञाफ़रान । 

जाग (अदा० पर०--जागति, जागरित) जागते रहना, 

हर 


खबरदार या सावधान रहना (आलं० भी )-सो5$पसर्प- 

ज॑जागार यथाकाल स्वपन्नपि---रघ्‌० १७।५१, ग्रौ 

षाडगण्यचिन्तायामाय चाय च जाग्रति--म द्रा० ७।१३, 

रात को बंठ रहना--या निशा स्वभतानां तसस्‍यां 

जागति संयमी--भग० २।६९ 2. निद्रा से जगाया 

जाना, जागते रहना, आगे का देखना, दूरदर्शी होना । 
जाघनी [जघन +-अण्‌ --डीप | 4. पूछ 2. जंघा । 


जाड्भल (वि०) (स्त्री०--ली) [जज्गल-|-अण | (. देहाती 
चित्रोपम 2. जद्भली 3. बबर, असभ्य 4. बंजर, ऊसर 
“ले चकोर, तीतर,---लम्‌4. मांस 2. हरिण का 
मांस । 

जाडइगलम [जहुगल---अण | ज़हर, विष । 

जाडगुलि:, जाइगुलिकः [जहूगूल --- इज्य , ठक वा | साँप के 
कार्ट का चिकित्सक, विषवद्य । 

जाड्िकः [जद्भधा-+-ठजञा | . हरकारा, दूत 2. ऊँट । 

जाजिन (पं०) [जज -+-णिनि | योद्धा, लड़ने वाढा--जजौ- 
जोजाजिजिज्जाजी--शि० १९।३ । 


जाठर (वि०) (स्त्री०--री) [जठर--अण | पेट से संबंध 
रखने वाला या पेट में होने वाला, उदरबवर्ती, औदर 
--र: पाचनशक्ति, जाठर रस । 
जाड्यम्‌ [जड +ष्यञ्य ] 4. ठंडक, शीतलरूता 2. अनासक्ति, 
आलस्य, निष्क्रियता 3. ब्रद्धि की मन्दता, बेवक़फ़ी 
जडता-तज्जाडयं वसुधाधिपस्य-भतें ० २।१५, जाडच॑ 
घियो हरति--२।२३, जाडथं क्लोमति गण्यते-५४ 
4. जिद्बदा की नीरसता । 
जात (भू० क० क्ृ०) [जन --कक्‍्त| 4. अस्तित्व में लाया 
गया, जन्म दिया गया, पेंदा किया गया 2. उगा छुआ 
निकला हुआ 3. उद्भूत, उत्पन्न 4. अनभूत, ग्रस्त 
(प्रायः समास मे) दे० 'जन्‌,--तः पत्र, बेठा (नाटकों 
में प्रायः स्नंह या प्रेम द्योतक के अथे में प्रयक्त 
>>अयि जात कथयितव्यं कथय--उत्तर० ४, प्प्यारे 
बच्चे 'मेरे लाल, दुलारे ),--तम्र्‌ . जन्तु, जीवधारी 
प्राणी 2. उत्पादन, उदगम 3. भंद, प्रकार, श्रेणी 
जाति 4. श्रेणी बनाने वाली वस्तुओं का समह--निः- 
शेषविश्वाणितकोशजातम्‌-- रघ्‌० ५११, संपत्ति का 
समृह अर्थात्‌ हर प्रकार की सम्पत्ति, इसी प्रकार 
कमंजातम्‌-- (सब कर्मो का सम ह )--सुख वह सब 
कुछ जो 'सुख मे सम्मिलित हूँ 5. बालक, बच्चा । 
सम०--अपत्या माता,--अमर्ष (वि० ) नाराज़, कऋद्ध 
-अश्र (वि०) आँसू बहाने वाला,--इष्टिः (स्त्री०) 
जातकमसंस्कार,--उक्ष: थोड़ी आय का बेल,--कमन 
बच्चे के जन्मते ही अनष्ठ्य संस्कार --रघ० ३।१८ । 
>+कलाप (वि०) (मोर को भाँति) पछ वाला,---काम 
(वि०) आसक्त,--पक्ष (वि०) जिसके डने या पंख 
निकल आय हों, अजातपक्ष, अनुदितपक्ष,-पाद् (वि० ) 


( ४०२ ) 


बन्धन युक्त, बेड़ी पड़ा हुआ,--प्रत्यय (वि०) जिसके 
मन में विश्वास उत्पन्न हो गया हो,--मन्मथ (वि०) 
प्रेम में आसक्त,--मात्र (वि०) तुरंत का उत्पन्न, 
संद्योजात,--रूप (वि० ) सुन्दर, उज्ज्वल, (पम्त) सोना 
- अप्याकरसम॒त्पन्ना मणिजातिरसस्कृता, जातरूपेण 
कल्याणि न हि संयोगमहंति--मालबि० ५११८, नं० 
१।१२९,--बेदः (प्‌ृ०) अग्नि का विशेषण-कु० २।४६, 
शि० २।५१, रघ० १२१०४, १५॥७२ । 
जातक (वि०) [ जात-+कन्‌ ] जनन्‍्मा हुआ, उत्पन्न,---कः 
. नवजात शिश॒ 2. भिक्षु,--कम्‌ . जातकम संस्कार 
2. जन्म विषयक फलित ज्योतिष की गणना 3. एक 
जसी वस्तुओं का संग्रह । 
जाति: (स्त्री०) [जन-+-क्तिन्‌] . जन्म, उत्पत्ति --मनु० 
२।१४८ 2. जन्म के अनसार अस्तित्व का रूप 
गोत्र, परिवार, वंश 4. जाति, कबीला या वर्ग 
(जनसमदाय ) --अरे मूढ जात्या चेध्वध्योहहम्‌, एषा 
सा जाति: परित्यक्ता-वेणी ० ३, (हिन्दुओं की प्राथमिक 
जातियाँ केवल चार--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और 
शद्र--हैं) 5. श्रेणी, वर्ग, प्रकार, तसस्‍्ल--पशुजाति, 
पुष्पजाति आदि 6. किसी एक वर्ग के विशेष गृण जो 
उसे और दूसरे वर्गों से पृथक्‌ करें, किसी एक नस्ल 
के लक्षण जो मूल तत्त्वों को बतलाएँ ज॑से कि गाय 
और घोड़ों का 'गोत्व' अश्वत्व--दे ० गुण क्रिया और 
द्रव्य--शि० २।४७, तु० काग्य २ 7. अंगीठी 
8. जायफल 9. चमेली का फूल या पौघा- पुष्पाणां 
प्रकरः स्मितेत रचितों नो कुन्दजात्यादिभि:---अमझ 
० १०, (इन दो अर्थों में जाती ऐसा! भी लिखा जाता 
है) 0. (न्‍्या० में) व्यथ उत्तर . (संगीत में) 
भारतीय स्वरग्राम के सात स्वर 42. छन्दों की एक 
श्रणी---दे० परिशिष्ट । सम०--अन्ध (वि० ) जन्मान्ध 
--भर्त ० १।/९०,--कोशः,- षः,--षघम, जायफल 
--कोशी,--षी जावित्री,--धर्म: . किसी जाति के 
कतंव्य, आचार 2. किसी जाति की सामान्य सम्पत्ति, 
--ध्वंस:ः जाति या उसके विशेषाधिकारों की हानि, 
-पत्री जावित्री, जायफल का ऊपरी छिल्का,-शआ्राह्मणः 
केवल जन्म से ब्राह्मण, गण कम, तप और स्वाघ्याय 
से हीन, अज्ञानी «ब्राह्मण (तप: श्रुत॑ च योनिश्च त्रय 
ब्राह्मण्यका रणम, तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण 
एव सः--शब्दाथचिन्तामणि, --शभ्रंशः जातिच्यति 
--मन्‌० ९।६७,--भ्रष्ट (धि०) जातिच्यत, जाति- 
बहिष्कृत,--मात्रम त. 'केवल जन्म केवल जन्म 
के कारण जीवन मे प्राप्त पद 2. केवल जाति 
(तत्सम्बन्धी कतेब्यों के पाछन का अभाव )-मनु ० 
८।२०, १२।११४,-- लक्षणम जातिसूचक भंद, जाति- 
सूचक विद्येषताएँ,--वाचक (वि०) नस्ल को बतलाने 


वाला (शब्द )-गौरश्वः पुरुषो हस्ती,-- बेरम्‌ जातिगत 
देष, स्वाभाविक शझात्रुता,--बरिन्‌ (पृं०) स्वाभाविक 
शत्र ,-- शब्द: नस्ल या जाति बतलाने वाला नाम, 
जातिबोधक शब्द, जातिवाचक संज्ञा -- गौ:, अइव 
कि हस्ती आदि,--संकरः दो जातियों का मिश्रण 

गलापन,---सम्पन्न (वि०) अच्छ घराने का, कुलीन, 
“सारम्‌ जायफल,--स्मर (वि०) जिसे अपने पूरब 
जन्म का वत्तान्त याद हो--जातिस्मरो मनिरस्मि 


जात्या का० ३५५,-- स्वभावः जातिगत स्वभाव 
या लक्षण, - हीन (धि०) नीच जाति का, जाति 
बहिष्कृत । * 


जातिमत्‌ (वि०) [ जाति+मतुप्‌ ] उत्तम कुल में उत्पन्न, 
ऊंचे घराने में जन्मा । 

जातु (अव्य०) | जन +-क्तुन पषो० साध: | निम्नांकित 
अर्थों को प्रकट करने वाला अव्यय --. कभी, सवा, 
किसी समय, संभवतः--कि तेन जातु जातैन मातु 
यों वनहारिणा पंच० १२६, न जात कामः कामा- 
नामपंभोगेन जश्ञाम्यति--मन्‌० २॥९४ कु० ५५५ 
2. कदाचित, कभी--रघ ० १९।॥७ 3. एकबार, एक 
समय, किसी, दिन 4. विधिलिह में प्रयक्त होन पर 
इसका अथ हो जाता है “अनमति न देना, सहन न कर 
सकना --जातु तत्र भवान्वषल्ं याजयेननावकलल्‍पयापमि 
(न मपषंयामि) सिद्धा० 5. लट लकार मे प्रयुक्त होकर 
यह 'निन्दा (गर्हा)' प्रकट करता ह--जातु तत्र भवान 
वृषल याजयति-- तदेव । 

जातुधानः [ जातु गहित॑ घानं सन्निधानं यस्य ब० स० ] 
राक्षस, पिशाच । 

जातुष (वि०) (स्त्री०-षी) [ जतु +-अण्‌, षक ] . लाख 
से बना हुआ, या लाख से ढका हुआ 2. चिपत्िपा, 
चिपकने वाला | | 

जात्य (वि०) [जातिन-यत ] 4. एक ही परिवार का, 
सम्बन्धी 2. उत्तम, उत्तमकुलोद्भूब, सत्कुलोत्पन्न, 
--जात्यस्तेनाभिजातेन शरः शौयवता कुशः--रघु० 
१७।४ 3. मनीहर, सुन्दर, सुखद । 

जानकों [ जनक |-अण्‌ + डीप्‌ ] जनक की पुत्री सीता, राम 
की भाया 

जानपद: [जनपद --अण्‌ ] ॥. देहाती, गंवार, ग्रामीण, 
किसान (विप० पौर) 2. देश 3. विषय,--दा सर्वप्रिय 
उक्ति । 

जानि (बहब्रीहि समास में जाया शब्द के स्थान में आदेश) 

जान (नपं०) | जन्‌-जआाण | घटना--जानम्यामर्वान॑ 
गत्वा, पृथ्वीपर घुटनों के बल चल कर या घटने टेक 
कर | सम०--दघ्न (वि०) घुटनों तक ऊँचा, घटनों 
तक गहरा,--फलकम्‌,--मण्डलम घटते की पाली, 
--सन्षि: घटने का जोड़ । 


( ४०३ ) 


» जापः [ जप्‌+घ व्ग | . प्राथना जपना, कान में कहना, 
गुनगुनाना 2. जप की हुई प्राथना या मन्त्र । 
जाबाल: [ जबाल +-अण्‌ | रेवड़, बकरों का समह । 
जामदग्न्यः [| जमदग्गि+-यञा | परशुराम, जमदग्नि का 
पुत्र । 
जामा [ जम्‌--अणू वा» स्वत्रीत्वम्‌ | 4. पुत्री 2. स्नषा, 
पुत्रबधू । 
जामात (पु०) | जायां माति मिनोति मिमीते वा नि० ] 
. दामाद-जामातुयज्ञेन वय॑ निरुद्धा:---उत्तर ० १।११, 
जामाता दशमो ग्रहः--सुभा० 2. स्वामी, मालिक 
3. यूरजमुखी फूल । 
जामिः (स्त्री०) [ जम्‌+इन्‌ नि० बद्धि: ] . बहन 
पुत्री 3. पुत्रबक् 4. नजदीकी संबंधिनी (सन्निहित- 
सर्पिड स्त्री--कुल्लूक ) मनु० ३।५७, ५८ 5. गृणवती 
सती साध्वी स्त्री । 
जामित्रम्‌ [--जायामित्रम्‌ ] जन्मकुंडली में लग्न से सातवां 
घर,--तिथी च जामित्रगुणान्वितायाम--कु० ७।१, 
(जामित्र लग्नात्सप्तमं स्थानम--मल्लि० ) वि०--कुछ 
लोग इस शब्द को “जाया से व्यत्पन्न मानते हूँ क्योंकि 
फलित ज्योतिष में 'जामित्र का चिह्न पत्नी के भावी 
सौभाग्य का सूचक [ जायामित्रम्‌ | है परन्तु इस शब्द 
का स्पष्ट सम्बन्ध ग्रीक शब्द ()87700867077 ) 
सेह। 
जामयः [ जाम्या भगिन्या अपत्यम--ढञा ] भानजा, बहन 
का पुत्र । 
जाम्बवम्‌ [ जम्ब्वा:ः फलम्‌ अण्‌ तस्य बा० न लप्‌-तारा० ] 
. सोता 2. जम्बवक्ष का फल, जामन । 
जाम्बवत्‌ (पुं०) [ जाम्ब--मतुप्‌ ] रीछों का राजा जिसने 
लका पर आक्रमण के समय राम को सहायता की । यह 
अपनी चिकित्सासंबन्धी कुशलूता के लिए भी प्रसिद्ध 
था (यह जांबवान्‌ संभवतः कृष्ण के समय तक जीबित 
रहा, क्योंकि उस समय स्थमन्तक मणि के लिए कृष्ण 
ओर जाम्बवान्‌ में यद्ध हुआ। इस स्यमनन्‍्तक मणि 
को जांबवान्‌ ने सत्राजित्‌ के भाई प्रसेन से प्राप्त 
किया था। यद्ध में कृष्ण ने जांबवान्‌ को पछाड़ 
दिया । परास्त होकर जांबवान्‌ ने स्यमन्तक मणि के 
साथ अपनी पुत्री जांबवती को भी कृष्ण के अपंण कर 
दिया) 
जाम्बोरम्‌ (लम॒) 
चकोतरा 
जाम्बूनदम्‌ [ जम्बूनद +- अण |] 4. सोना---रघ० १८।४४ 
एक सोने का आभषण--कृतरुचश्च जाम्बनद 
”शि० ४॥६६ 3. घतरे का पौधा । 
जाया [| जन्‌+यक -+टाप, आत्व | पत्नी, (शब्द को व्य- 
त्पत्ति मनु० ९८ के अनुसार-पतिर्भार्या संप्रविश्य 


[ जंबीर--अणू, पक्षे रलूयोरभेद: ] 


गर्भो भत्वेह जायते, जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां 
जायते पुन:--दे० रघु० २।१ पर मल्लि०) बहुब्रीहि 
के उत्तर पद मे 'जाया' का बदरूकर जानि हो “जाता 
ह यथा 'सीताजानि: सीता जिसकी पत्नी है, इसी 
प्रकार यवजानि:, वामार्धजानि:। सम ०--अनजोीधिन 
(पु०)--आजीव: . अभिनेता, नट 2. वेश्या का पति 
3. मोहताज, दरिद्र,--पतोी (द्वि० व०) पति और पत्नी 
(इसके दूसरे रूप हं---दंपती, जंपती ) 

जायिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ जि+णिनि ] जीतने 
वाला, दमन करने वाला (पुं०) (संगीत में) श्रुपद 
जाति की एक ताल । 

जायः [| जि+-उण्‌ ] . औषधि 2. वचद्य । 

जारः [ जीयंति अनेन स्त्रिया: सतीत्वम॒ ज--घरण जरय- 
तीति जार:--निरु० ] उपपत्ति, प्रेमी, आशिक---रथ- 
कार: स्वकां मार्या सजारां शिरसावहत्‌-पंच० ४॥५४ | 
सम ०--जः,-- जन्मन्‌,--- जात: दोगला, हरामी,--भरा 
व्यभिचारिणी स्त्री । 

जारिणी | जार+इनि+डीप्‌ | व्यभिचारिणी स्त्री । 


जालम | जर-+ण | 4. फंदा, पादश्य 2. जाला, मकड़ी का 
जाला 3. कवच, तार को जालियों का बना शिरस्त्राण 
4. अक्षिकारंध्र, गवाक्ष, झिलमिली, खिड़की--जाला- 
न्तरप्रषितदृष्टिरन्या--रघ्‌ू० ७।९, घपेर्जालविनि: 
सतवलभयः: संदिग्घपारावता:--विक्रम० र३।२, कु० 
७६० 5. संग्रह, संघात, राशि, ढर--चितासन्तति- 
तन्तुजालनिबिडस्यतेव--मा० ५॥१०, कु० ७।८९, 
शि० ४।४६, अमरु ५८ 6. जादू 7. भ्रम, धोखा 
8. अनखिला फल। सम०--अक्षः झरोखा, खिड़की, 
-कमन्‌ (नपृं०) मछली पकड़ने का धंधा, मछली 
पकडना,-कारक:ः 4. जाल निर्माता 2. मकडी,-गोणिका 
एक प्रकार की मंथानी,--पाद्‌ -- पाद: कलहंस,--प्रायः 
कवच, जिरहबख्तर | 

जालकम [ जालमिव कायति+क-+क ] 7. फन्दा 2. सम- 
च्चय, संग्रह--बद्धं क्णंशिरीषरोधि वदन घमौम्भसां 
जालकम्‌--श० १३०, रघृ० ९।६८. 3. गवाक्ष, 
खिड़की 4. कली, अनखिला फल--अभिनवर्जालकर्मा 
लतीनाम--मेघ ० ९८, इसी प्रकार-- यथिकाजालकानि 
--२६ 5. (बालों में पहना जान वाला7एक प्रकार 
का आभषण - तिलुकजालकजालकमौक्तिक:--रघ्‌ ० 
९।४४ (आभरणविशंष:) 6. घोंसला 7. श्रम, घोखा । 
सम०--मालिन्‌ (बि०) अवगुण्ठित । 

जालकिन्‌ (पुं०) [ जालक--इनि | बादल । 

जालकिनी [ जालकिन्‌ +डीप |] भेड़ । 

जालिकः[ जाल-+ठन्‌ | 4. मछवाहा 2. बहेलिया, चिडी- 
मार 3. मकड़ी 4. प्रान्त का राज्यपाल या मुख्य-शासक 
5. बदमास, ठग,--का . जाली 2. जज्जीरों का बना 


ड०ठढ ] 


कवच 3. मकड़ी 4. जोंक 5. विधवा 6. लोहा 
7. घघट, मख पर डालने का ऊनी कपड़ा 

जालियोी [ ज।ल-|-इति +डछीप | चित्रों से सुभ्षित कमरा। 

जालम (वि०) (स्त्री०--ल्‍ल्मी) [ जल-+णिक बा० म॒ |] 
4, ऋर, निष्दर, कठोर 2. उतावला, अविवेकी,--ल्मः 
(स्त्री--हम्रो ) . बदमाश, शठ, लक्षन्चा, पाजी, कुकर्मी 
--अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भावेन गत: स जालम इति 
विक्रम० १ 2. निघन आदमी, नीच, अघम । 

जाल्मक (बि०) (स्त्री०--ल्मिका) [ जाल्म+कन्‌ | 
घशणित, नीच, कमीना, तिरस्करणीय । 

जावन्पम । जवन-+घष्यञऊ | . चाल, तेजी 2. शीघ्रता 
त्वरा । 

जाहम एक प्रत्यय जो शरीर के अज्भों के अभिघायक संज्ञा 
शब्दों के अन्त में मल को प्रकट करन के लिए जोड़ा 
जाता ह-ऊर्णजाहम-कान की जड़, इसी प्रकार अक्षि 
ओष्ठ” आदि । 

जाह्नवी | जटन +-अण्‌ -+डीप्‌ ] गड्भां नदी का विशेषण । 


जि (म्वा० पर० (परा और वि पूर्व आने पर--आ० ) 
जयति, जित ) . जीतना, हराना, विजय प्राप्त करना, 
दमन करना---जयति तुलामधिरूढी भास्वानपि जलूद- 
पटलानि--पञ्च ० १।३३०, भद्ठटि० १५॥७६, १६।२ 
2. मात कर देना, आगे बढ़ जाना-गर्जितानन्तरां 
वृष्टि सौभाग्यन जिगाय सा--कुं० २५३, रघु० ३।३४ 
घट० २२, शि० १।१९ 3, जीतना (दिग्विजय करना 
या जूए में जीतना), दिग्विजय करके हस्तगत करना 
--प्रागजीयत घृणा ततों मही--रघु० ११६५, (यहाँ 
जि का अथ विजय प्राप्त करना भी हे)--मन० 
७।९६ 4. दमन करना, दबाना, नियन्त्रण रखना 
(कामावेग आदि पर) विजय प्राप्त करना 5. विजयी 
हीना, प्रमुख या सर्वोत्तम बनना (प्राय: नान्‍्दी इ्लोंकों 
या अभिवादन आदि में प्रयक्‍्त )-जयतु जयतु महाराज 
(नाटकों में )। स जयति परिणद्ध: शक्तिभि: शक्तिनाथ 
-मा० ५१, जितमुडपतिना नम: सुरेम्य:--रत्न० 
१।४, भतृ० २।२ गीत० ११, प्रेर० जापयति, जित- 
वाना, विजय दिलाना, सन्नन्त--जिगीषति जीतने की 
हस्तगत करने की, आगे बढ़ जाने की, रीस करने की, 
होड़ लगाने की इच्छा करना; अधि-,जीतना, हराना, 
पछाड़ना--भते ० १९।२, निस--. जीतना, हराना 
-रघु ० २३।५१, भट्टि० २५२, ७॥९४ याज्ञ ० ३।२९२ 
2. जीत लेता, दिग्विजय द्वारा हस्तगत करना--मतु ० 
८। १५४, परा-- (आ० ) . हराना, जीतना, विजय 
प्राप्त करना, दमन करना--यं पराजयसे मषा-याज्ञे० 
।७५, भट्टि ० ८।९ 2. खोना, वड्चित होना 3. जीत 
लिया जाना या वशीभूत किया जाना, (कुछ) असह्य 
लगना--अध्ययनात्पराजयते--सिद्धा ०, अध्ययन करना 


कठिन या असह्य लगता ह-भट्ठि ० ८।७१, बि-(आ० ) 
4. जीतना 2. हराना, वशीभत करना, दमन करना 
व्यजेष्ट घडव॒गम-भद्धि ० १२, प्रायस्त्वन्म खसेवया 

विजयते विश्वं स पृष्पायघध:-गीत ० १०, भद्ठि० २।३९ 
१५।३९ 3. मात कर देना, आगे बढ़ जाना--चक्ष भ- 
चकमम्बजं विजयते--विद्धशा ० १।३३ 4. जीत लेना 
दिग्विजय करके हस्तगत करना---भ जविजितविमान- 
रघ० १२॥।१०४, १।५९, शा० २॥।१३ 5 विजयी होना 
श्रेष्ठ या सर्वोत्तम होना--विजयतां देव:--श ० ५, 

जिः [ जि+डि | पिशाच । 

जिगत्नः [गम+तल्नु, सन्वद्धावत्वात्‌ द्वित्मम्‌ | प्राण 
जीवन । 

जिगीषा [ जि|-सन+अ+टाप | 4. जीतने की, दमन 
करने की, या वशीभत करंन को इकक्‍्छा--यानं सस्मार 
कौब्रं ववस्वत॒जिगीषया-रघ ० १५।४५ 2. स्पर्धा प्रति- 
दंद्विता 3. प्रमखता 4. चेष्टा, व्यवसाय, जीवनचर्या 

जिगीष (वि०) [ जि-+-सन-+उ ] जीतने का इच्छुक । 


जिघत्सा [ अद-| सन-+-अ, घसादेश: 4. खान को इच्छा 
बभक्षा 2. हाथपाँव मारना 3. प्रबल उद्योग करना 

जिघत्सु (वि०) | अद--सन्‌+उ घसादेश: | बृभक्ष 
भखा । 

जिधांसा [ हन+-+-सन्‌ +अ+-टाप्‌ ] मार डालने की इच्छा 
““रंघु० १५१९ । 

जिघांसु | हन-+सन्‌-+-उ | मार डालने का इच्छुक, घातक, 
“झा. शान, वरो 

जिघक्षा | ग्रह +सन+अ+टाप ] अ्रहण करन को या 
लेने को इच्छा । 

जिनत्र (दि०) [ धघ्रा+श जिप्रादेशः: | . सघन वाला 
2. अटकलबाज, अन मान लगान वाला, निरीक्षण करने 
वाला---उदा ० मनोजिप्र: सपत्नीजन:--सा० द० । 


जिज्ञासा [ ज्ञा-सन+-अ-+टाप | जानने की इच्छा, क॒तू- 
हल, कौतुक या ज्ञानंप्सा । 

जिज्ञासु (वि०) [ज्ञा+सन्‌+उ] 4. जानने का इच्छक 
ज्ञानप्सु, प्रश्शील--भग० ६।४४ 2. ममक्ष। 

जित (वि०) [ जि+-क्विप |] (समास के अन्त में प्रयक्त) 
जीतने वाला, परास्त करने वाला, विजय प्राप्त करने 
वाला--तारकजित्‌, कंसजित, सहस्नजित आदि । 

जित (भ० क० कृ०) [ जि+क्त |] जीता हुआ, अभिभूत 
दमन किया हुआ, (शत्रु या आवेग आदि) संयत 
2. हस्तगत, हासिल, (दिग्विजय द्वारा) प्राप्त 3. मात 
दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4. वशीभूत, दासीकृत या 
प्रभावित--कामजित श्रीजित आदि। सम--अक्षर 
(वि०) भलीभांति या तुरन्त पढ़ने वाला,---अमित्र 
(वि०) जिसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, ज॑ता 
धिजयी,-अरि (वि० ) जिसने अपने शत्रुओं पर विजय 


( है 2 ) 


: प्राप्त कर ली है (रि:) बद्ध का विशेषण,--आत्मन 
(वि०) जितेन्द्रिय, आवेशशून्य,---आह॒ब॒ (वि०) 
विजयी,--इन्द्रिय (वि०) जिसने अपनी वासना पर 
विजय प्राप्त कर ली ह या जिसने अपनी ज्ञानेन्द्रियों- 
रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द-को वद्य में कर लिया 
ह-श्रत्वा स्पष्टवाइथ दष्टवा च भक्त्वा प्रात्वा च यो 
नरः, न हृष्यति ग्लायति वा स॒ विज्ञेयो जितेन्द्रिय 
“मनु० २।९८,--काशिनू (वि०) विजयी दिखाई 

देने वाला, विजय का अहंकार करने वाला, अपनी 
विजय की शान दिखाने वाला--चाणक्योडपि जित- 
काशितया---मुद्रा ० २, जितकाशी राजसेवक:---तदेव 

, +कोप,--क्रोध ( वि० ) स्थिरता, शान्तचित्तता 
अनत्तेजनीयता,-नेमि: पीपल के वक्ष की लाठी,-- श्रम 
-“5परिश्रम करने का अभ्यस्त, कठोर॑,--स्वर्गं: जिसने 
स्वग प्राप्त कर लिया है । 

जितिः (स्त्री०) [जि+-क्तिन्‌] विजय, दिग्विजय । 

जितुमः, जित्तमः [जित्‌--तमप्‌, जित्तम--जितुम पृषों० 
साथु:| मिथुन राशि, राशिचक्र में तीसरी राशि 
( ग्रीक शब्द) । 

जित्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ जि--क्वरप्‌ | विजयी 
जीतने वाला, विजेता--शास्त्नाण्यपायंसत जित्वराणि 
--भद्वि० १११६, कदलीकृतभपालो भ्रातृ॒भिजित्वरदि- 
शाम--शि० २।९ । 

जिन (वि०) [जि--नक | 4. विजयी, विजेता 2. अतिवद्ध, 
“नः 4. किसी वर्ग का प्रमुख, बौद्ध या जनसाध 
जनी अहंत या तीर्थंकर 3. विष्ण का विशेषण । सम० 
-“इनन्‍्द्रः.-ईइवर: . प्रमख बोद्ध सन्‍त 2. जन तीर्थंकर 
सदन (न१०) जेनमन्दिर या विहार । 

जिवाजिवः [ --जीवज्जीव, पृषो ० साध: | चकोर पक्षी । 


जिष्ण (वि०) |[जि-+-गत्स्न| . विजयी, विजेंता,--रघ ० 
४८५, १०११८ 2. विजय लाभ करने वाला, लाभ 
उठाने वाला 3. (समास के अन्त में) जीतने वाला, 
आगे बढ़ जान॑ वाला--अलिनीजिष्ण: कचानां चय 
“-भट्टि० १॥६, शि० १३।२१,-षणुः . सूर्य 2. इन्द्र 

विष्ण 4. अज॑न । 

जिह्ाय (वि०) [जहाति सरलमार्ग, हा+मन्‌ सन्‍वत्‌ आलो- 
परच| 4. ढलवां, कुटिल, तिरछा 2. टेढ़ा, बांका 
वक्रदष्टि --ऋतु ० १११२ 3. घ॒मावदार, वक्र, टेढ़ा- 
मेढ़ा 4. नतिकता की दृष्टि से कुटिल, धोखंबाज़, 
बेईमान, दुष्ट, अनीतिपूर्ण -- धतहेति रप्यधतजिहाममति 
“>-कि० ६।२४ सुहदर्थमीहितमरजिहाधियाम -- शि० 
९।६२ 5. धंघला, निष्प्रभ, फीका--विधिसमयनियो 
गाद्दीप्तिसहारजिहामू-कि ० १।४६ 6. मन्थर, आलसी 
ऊःह्याम-बईमानी, झूठा व्यवहार । सम०--अक्ष 
(वि०) भेंगा, एचाताना,--गः साँप,---गति (वि०) 


जोण ( 


टढ़ामेडह़ा चलने वाला, तियंग्गति से चलने वाला: 
ऋतु० १॥१३,-मेहनः मेंढक,--योधिन्‌ (वि०) अधर्मी 
योद्धा.---शल्यः खर का वक्ष । 


जिह्नः [हे +3 द्वित्वादि] जीभ । 
जिद्नल (वि०) [जिद्वृ+ला-+-क] जिभला, चटोरा । 


जिल्ला [ लिहन्ति अनया--लिह--वन्‌ नि० ] 4. जीभ 
2. आग की जीभ अर्थात्‌ छौ। सम०- आस्वादः 
चाटना, लपलपाना,-- उल्लेखनी,---उल्लेखनिका 
ऊनिलेखनम्‌ जीभ खुरचने वाला,- पः 4. कुत्ता 
2. बिल्ली 3 व्याप्न 4. चीता 5. रीछ,--म्‌लम जिद्ना 
की जड़,--मूलीय (वि०) क्‌ और ख्‌ से पूर्व विसर्ग 
को ध्वनि, तथा कण्ठच ब्यञ्जनों की ध्वनि का द्योतक 
शब्द (व्या० मं ),--रदः पक्षी,--लिह (पुं०) कुत्ता, 
>लोल्यम लालच,--शल्य: खर का पेड । 


जीन (वि० ) | ज्या-+-क्त | बढ़ा, वयोवद्ध, क्षीण, -- नः चमड़े 


का थला--जीनकाम कबस्तावीन्‌ पृथगदयाहिशद्धये 
“मनु० ६११।१३२९ । 
जीम्‌तः [जयति नभ:, जीयते अनिलेन जीवनस्योदकस्य मतं 
बन्धों यत्र, जीवन॑ जल मतं॑ बद्धम अनन, जीवन 
मञचतीति वा पषो० तारा०| 4. बादल--जोमतेन 
स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवत्ति--मेघ० ४ 2. इन्द्र 
का विशेषण। सम०--कूटः एक पहाड़,--वाहन 
. इन्द्र 2. नाग्रानन्द नाटक मे नायक, विद्याधरों का 
राजा (कथा सरित्सागर में भी उल्लेख [जीमतवाहन 
जीमृतकेतु का पुत्र था, अपनी दानशीलता तथा 
घर्माथवत्ति के कारण प्रख्यात था। जब उसके 
धबान्धवों ने ही उसके पिता की राजधानी पर 
आक्रमण किया तो उसने अपने पिता जी को कहा 
कि इस राज्य को अपने आक्रमणकारी बन्धबान्धवों 
के लिए छोड़ दो तथा स्वयं मलयपर्वंत पर रह कर 
अपना पवित्र जीवन बिताओ। एक दिन कहा जाता 
है कि जीमृतवाहन ने उस साँप का स्थान ग्रहण किया 
जो कि अपने समझौते के अनुसार गरुड़ को उसके 
दनिक भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाना था । 
अन्त में अपन उदार तथा हृदयस्पर्शी व्यवहार के द्वारा 
जीमत वाहन ने गरुड़ को इस बात के लिए अभिप्रेरित 
किया कि वह साँपों को खान की आदत छोड़ दे । 
नाटक में इस कहानी को बड़े ही कारुण्यपूर्ण ढंग से 
कहा गया ह |-वाहिन (पुं०) धओँ । 


जीरः [ ज्या--रक, सम्प्रसारणं दीघंश्च ] . तलवार 
2. जीरा । क्‍ 
जोरकः, जीरणः [जीर--कन, पृषो० कस्य-ण: | जीरा । 


) | जु+क्त |] 4. पुराना, प्राचीन 2. घिसा- 
पिसा, शीर्ण, बरबाद, ध्वस्त, फटा-पुराना (वस्त्रादिक) 
“-वासांसि जीणानि यथा विहाय--भग० २॥२२, 


( ४०६ ) 


3. पचा हुआ,--सुजीर्णमन्न॑ सुविचक्षण: सुत:ः--हि० 
१।२२,-णें: !. बढ़ा आदमी 2. वक्ष,--णम्‌ . गुग्गुल 
2. बढ़ाप।, क्षीणता । सम०--उद्धारः पुरान को नया 
बनाना, मरम्मत, विशेषकर किसी मन्दिर घम्माथ 
संस्था या घामिक, स्थान की,--उद्यानम्‌ उजड़ा 
हुआ तथा उपेक्षित बाग़,- ज्वरः पुराना बुखार, 
अधिक दिनों से रहने वाला मन्द ज्वर,--पणः 
कदम्ब वक्ष,--वाटिका उजड़ी हुई बग्रोची,-- वज्त्रम्‌ 
वक्रान्तमणि । 


जीणंकः (वि०) [ जीणे-|-कन्‌ ] करीब-करीब सूखा या 


मरझाया हुआ । 


जीणिः (स्त्री०) [ ज-+क्तिन्‌ |] . बुढ़ापा, क्षीणत# कृशता 


दुर्बलता 2. पाचन-शक्ति | 


जोब (भ्वा० पर०-जीवति, जीवित) 4. जीना, जीवित रहना 


--यस्मिञज्जीवन्ति जीवंति बहवः सोज्त्र जीवति-पंच ० 
१।२३, मा जीवन यः परावज्ञादुःखदग्धोषपि जीवति 
>+शि० २।४५, मनु० २२३५ 2. पुनर्जीबित करना 
जीवित होना 3. (किसी वत्ति के सहारे) रहना, निर्वाह 
करना, आजीविका करना (करण० के साथ )- सत्या- 
 नृतं तु वाणिज्यं तेन चंवापि जीव्यते--मनु० ४।६, 
विपणेन च जीवन्त: ३३१५२, १६२, १११२६, कभी कभी 
सजातीय कर्म के साथ इसी अथ म प्रयकक्‍त--अजिहा- 
मशठां शद्धां जीवेद ब्राह्मगजीविकाम-मन० ४।११ 
4. (आल०) आश्रित रहना, जीवित रहने के लिए 
किसी पर निर्भर करना (अधि० के साथ )--चौरा 
प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेष चिकित्सका:, प्रमदा: काम- 
यानेष यजमानेष याचका:, राजा विवदमानेष नित्य 
मर्खष्‌ पण्डिता: महा ०, प्रेर०--. फिर जान डालना 
2. पालन पोषण करना, (भोजन द्वारा) पालना 
शिक्षित केरना, सिखाना पढ़ावा, अति--, . जीवित 
रह जाना 2. जीवन प्रणाली में दूसरों से आगे बढ़ 
जाना (अधिक शान से रहना )---अत्यजीवदम राल- 
केश्वरौ--रघु० १९।१५, अनु -. लट़कना, सहारे 
निर्भर रहना, जीवित रहना, सेवा करना,--स तु तस्या 
पाणिग्राहकमन्‌जीविष्यति--दश ० १२२ 2. बिना ईर्ष्या 
के देखना -यां तां श्रियमसूयामः पुरा दृष्ट्वा युधि- 
ष्ठिरे, अद्य तामनजीवाम: महा० 3. किसी के लिए 
जीवित रहना 4. जीवनचर्या में दूसरों के पीछे चलना 
--रघ० १९१५, अनें० पा० (अन्वजीवत्‌ या अव्य- 
जीवत्‌ ) 5. जीवित रहना, बचा रहना, उद्‌,--पुनर्जी- 
वित करना, फिर जीवित होना--उदजीवत्‌ सुमित्राभ 
--भट्ठि ० १७।९५, उप --, 4. किसी आधार पर जीवित 
रहना, निर्वाह करना, आजीविका करना--कां वृत्ति- 
मपजीवत्याय:, संवाहकवत्तिमपजीवामि---मच्छ ० २, 
शषास्तमपजीवेययथेव पितरं तथा--मनु ० ९१०५, 


जीव (वि०) 


याज्ञ ० २३०१ 2. सेवा करनां, आश्रित रहना--शि० 
९२२ । 
[ जीव-+क | जीवित, विद्यमान,--वः 
. जीवन का सिद्धांत, श्वास, प्राण, आत्मा---गतजीव, 
जीवत्याग, जीवाशा आदि 2. वैयक्तिक या व्यक्तिगत 
रूप से मानव दरोीर में रहने वाला आत्मा जो कि इस 
शरीर को जीवन, गति तथा संवेदना देता है ('जीवा- 
त्मन्‌ कहलाता हूँ, विप० 'परमात्मन शब्द है) याज्ञ ० 
३।१३१, मनु० १२।॥२२, २३ 3. जीवन, अस्तित्व 
4. जानवर, जीवधारी प्राणी 5. आजीविका, व्यवसाय 
6, कर्ण का नाम, 7. एक मरुत्‌ का नाम 8. पृष्य 
नक्षत्रपंज । सम०-- अन्तक: 4. चिड़ीमार, बहेलिया 
2. कातिल, हत्यारा,--आदानस (पृ०) मानव शरीर 
म॑ रहने वाला आत्मा (विप० परमात्मन्‌ )--आदानम्‌ 
स्वस्थ रुधिर निकालना, (आय० में) रुधिर निकलना, 
-“आधानम्‌ जीवन का प्ररक्षण-- आधार: हृदय--ईंध- 
नम दहकती हुई लकड़ी, जलता हुआ काठ,-- उत्सग: 
प्राणोत्सगं करना, ऐच्छिक मत्य, आत्महत्या,-- अर्णा 
जीवित पशु की ऊन--गहम, - मन्दिरम आत्मा का 
वासगृह, शरीर,-ग्राह: जीवित पकड़ा हुआ कंदी,-जीव 
(जीवञ्जीव: भी ) चकोर पक्षो,--दः . वद्य 2. शत्र 
>-दज्ञा नश्वर अस्तित्व,-- धनम्‌ 'जीवित दौलत जीव- 
घारी प्राणियों के रूप में संपत्ति, पशधन,-- धानी पथ्वी 
“पति: (स्त्री ०) --पत्नी वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हैं,-पुत्रा,--वत्सा वह स्त्री जिसका पुत्र जीवित 
ह,-मातका सात माताएं या देवियाँ जो प्राणियों का 
पालन पोषण करने वाली मानी जाती हैं (कुमारी 
घन दानन्दा विमला मंगला बला पद्मा चेति च विख्याता 
सप्तंता जीवमातका: )--रक्‍तम्‌ स्त्री का रज, आतव, 
>>लोक: जीवधारोी प्राणियों का संसार, मत्यलोक 
प्राणिजगत्‌-- त्वतृप्रयाण शान्तालोक: सवंतोी जीव- 
लोक:-- मा ० ९।३७, जीवलोकतिलक: प्रलीयते---२ १, 
इसी प्रकार-- स्वप्नेंद्रजालसद्श: खल जीवछोक:---शा ० 
२।२, भग० ११॥७ उत्तर० ४।१७, 2. जीवधारी प्राणी 
मनष्य-दिवस इवा सश्रश्यामस्तपात्ययं जीवलोकस्य-श ० 
३।१२, आलोकमर्कादिव जीवलोक:--रघ्‌ृ० ५॥५५, 
>-वत्ति: (स्त्री०) पशुपालन, गायभेंस आदि पालन का 
रोजगार,--- शेष (वि०) जिसकी केवल जान बची हो 
जो सब कुछ छोड़ कर केवल जान लेकर भाग आया 
हो,-संक्मणम॒ जीव का एक शरीर छोड़कर दूसरे 
शरीर मे जाना,---साधनम धान्य, अनाज,---साफल्यम्‌ 
जीवनधारण करने के मख्य लक्ष्य की प्राप्ति,---सु: जीव- 
धारी प्राणियों की माता, वह स्त्री जिसके बच्चे जीवित 
हों,--स्थानम्‌ . जोड़, अस्थिसंधि 2. मम, हृदय । 


जीवक: [ जीव--णिच्‌+ण्वुलू] 4. जीवघारी प्राणो 


( ४०७ ) 


2. सेवक 3. बोद्धभिक्ष, भिक्षा के सहारे ही जीवित 
रहने वाला भिखारी 4. सूदखोर 5. सपेरां 6. वक्ष | 

जीवत्‌ (वि०) (स्त्री०--न्तो) [ जीव-+ शत | जीवित 
सजीव । सम०--तोका वह स्त्री जिसके बच्च जिन्दा 
हो,-- पति: (स्त्री ० )-पत्नी (स्त्री०) वह स्त्री जिसका 
पति जीवित हे,---मुक्त (वि०) जीवन्मक्त, जिसने 
परमात्मा के सत्यज्ञान से पवित्र होकर भावी जीवन 
से मक्ति पा ली है, सांसारिक बंधनों से मक्त,-- मक्ति 
(स्त्री०) इसी जीवन में परममोक्ष की प्राप्ति,--मत 
(वि०) जीता हुआ ही मृतक, जो जीता हुआ ही मद 
के समान बेकार हैं, (पागल आदमी या अश्रष्टचरित्र 
व्यक्ति ) 

जीवथ: [ जीव्‌---अथ | 4. जीवन, अस्तित्व 2. कछवा 
3. मोर 4. बादल । 


जोवन (वि०) (स्त्री०--नो) | जीव-+-ल्यूट्‌ ] जीवनप्रद 
जीवनदाता, प्राणप्रद,---न: 4. जीवित आधारी 2. वाय 
3. पुत्र,--नम्‌ जिन्दा रहना, अस्तित्व (आलं० ) त्व- 
मसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनम--गीत० १० 
2. जीवन का सिद्धांत, संजीवनीशक्ति---भग ० ७।९ 
3. जल बीजानां प्रभव नमो5स्तु जीवनाय--कि० 
१८।३९, या जीवनं-जीवनं हन्ति प्राणान हन्ति समी रण 
>-उद्भूट 4. आजीविका, वकत्ति, अस्तित्व के साधन 
(आलं० से भी) मत० ११।७६, हि० ३।३३ 5. पिछले 
दिन के रक्‍्खे दूध से बनाया गया मक्खन 6. मज्जा । 
सम०--अन्त:ः मंत्य,--आघातमभ विष,--आवास 
. जल म॑ रहना, वरुण का विशेषण, जल की अधिष्ठात्री 
देवता 2. दरीर,-- उपाय: आजीविका,--ओषधम 
. अमत 2. संजीवनी ओषध । 


जीवनकम्‌ [ जीवन-|- कन्‌ | आहार, भोजन । 

जीवनीयम्‌ [ जीव-+ अनीयर | . जल, 2. ताजा दघ । 

जीवन्त: | जीव--झच्‌ ] . जीवन, अस्तित्व 2. दवाई 
ओषधि । 

जीवन्तिक: [| --जीवान्तक:, पृषो ० | बहेलिया, चिड़ीमार। 

जीवा | जीव-+-अच्‌ +टाप | । जल 2. पथ्वी 3. घनष की 
डोरी-महर्जीवाघोषब घिरयति-महावी ० ६।३० 4. चाप 
के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा 5. जीवन के 
साधन 6. धातु से बन आभूषणों की झंकार 7. एक 
पौधा, वच । 

जीवातु (पुं०, नपुं) [ जीवत्यनेन-जीव-- आतु |] . भोजन, 
आहार 2. प्राण, अस्तित्व 3. पुनर्जीवन, फिर जीवित 
करता--रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य जीवातवे 
विसृज शूद्रमनो क्रेपाणम्‌ू--उत्तर० २।१०, पुनर्जीवन 
दाता औषधि । 

जीविका [ जीव्‌--- अकन्‌, अत इत्वम्‌ | जीने का साधन 
रोजगार । 


जोवित (वि०) [ जीव्‌-+-क्त |] . जीता हुआ, विद्यमान, 
सजीव---रघृ० १२॥७५ 2. पुनः जीवनप्राप्त 3. जीवन 
युक्त, अनुप्राणित 4. (काल) जिसमें रहा जा चुका 
है, -तम . जीवन, अस्तित्व--त्वं जीवितं त्वमसि मे 
हृदय॑ द्वितोयम्‌ -- उत्तर० ३।२६, कन्यंय कुलूजीवितम्‌ 
कु० ६।६३, मेघ० ८३, नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत 
जीवितम्‌-मन्‌ ० ६।४५, ७।१११ 2. जीवन की अवधि 
3. आजीविका 4. जीवधघधारी प्राणी । सम ०--अन्तक: 
शिव का विशेषण,---आशा जीने की उम्मीद, जीवन से 
प्रेम,---ईश: प्रेमी, पति 2 यम का विशषण ---जीवि- 
तेशवर्सात जगाम सा--रघ० ११।२० (यहाँ शब्द 
प्रथम अथ मे भी प्रयक्त हुआ हू) 3. सूय 4. चन्द्रमा 
-- काल: जीवन की अवधि,--ज्ञा धमनी,--व्यय:ः प्राणों 
का त्याग,---सशयः जीवन को जोखिम, प्राणसंकट 
जीवन को ख़तरा--स आतुरो जीवितसंशय वतते 
--वह बुरी तरह से रुग्ण ह, उसके प्राण संकट में 
ह-+भामि० २।२० । 

जीविन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [जीव--इनि] (सामान्यत 
समास के अन्त में ) . जिन्दा, सजीव, विद्यमान---रघ॒ ० 
१।६३ 2. किसी के सहारे जिन्दा रहने वाला--शस्त्र 
जीविन, आयधजीविन -- (पृ०) जीवधारी प्राणी । 

जीव्या [जीव -। यत्‌+टाप्‌ | आजीविका के साधन । 


जुगप्सनम्‌, जगप्सा | गप--सन+ल्यट, अ+ठाप वा। 
. निन्‍्दा, शिंड़की 2. नापसन्दगी, अभिरुचि, घ॒णा 
बीभत्सा 3. (अलं० शा० ) बीभत्स रस का स्थायीभाव 
परिभाषा इस प्रकार हें :--दोषेक्ष णादिभिगंर्हा जगप्स। 
विषयोज्रवा - सा० द० २०७ | 
जुष्‌ । (तुदा० आ०--जुषते, जुष्ट ) (. प्रसन्न होना, संतुष्ट 
हीना 2. अनुकूल होना, मद्भलप्रद होना 3. पसन्द 
करना, अत्यन्त चाहना, प्रसन्नता या खशी मनाना 
सुखोपभोग करना--सत्त्व॑ जषाणस्यथ भवाय देहिनाम 
माग० 4. भक्‍षत होना, अनरक्त होना, अभ्यास 
करना, भुगतना, भोगना--पौलस्त्योडज्जुषत शच विपन्न- 
बन्धु:--भट्टि० १७।११२ 5. प्रायः जाना, दर्शन 
करना, बसना--जुषन्ते पव॑तश्रेष्ठमप्रयः पवेसन्धिष 
हा ० 6. प्रविष्ट होना, बिठाना, आश्रय लेना-- रथं च 
जुजुष शुभम्‌ू--भट्टि ० १४!९५ 7. चनना । 
॥ (स्वा० पर०--चुरा० उभ०--जोषति, जोेषयति 
ते) 7. तक करना, चिन्तन करना 2. जाँचपड़तालू 
होवा, परीक्षा करना 3. चोट पहुँचाना 4. संतुष्ट 
होना । 


(वि०) [ जुष्‌--क्विप्‌ | (समास के अन्त में) पसन्द 
करने वाला, उपभोग करने वाला, आनन्द लेने वाला 
“भतृ० २।१०३ 2. दशन करने वाला, निकट जाने 
वाला, पहुचन वाला, लेने वाला, घारण करने वाला 


( ४०८ ) 


आश्रय लेने वाला आदि--परलोकजबाम्‌ --रघ ० ८। 
८५, रजोजप जन्मनि >का० १। 

जुष्ट (भू० क० कुृ०) [ जुष-+क्‍्त ]॥. प्रसन्न, संतुष्ट 
2. अम्यस्त, आश्रित, देखा हुआ, भुगता हुआ--भग ० 
२।२ 3. सज्जित, सम्पन्न, यक्‍त । 

जुहः (स्त्रो०) [ ह+क्विप्‌ नि० हित्वं दीघंश्च तारा० ] 
अग्नि में घी की आहुति देने के लिए काठ का बना 
अधचन्द्राकार चम्मच, स्नरवा । 


जुहोतिः: [ज्‌-+श्तिप |] 'जुहोति क्रिया से सम्पन्न होने वाले 
यज्ञान॒ष्ठानों का परिभाधिक नाम, इससे भिन्न अनष्ठानों 
के लिए दूसरा नाम 'यजति' हँं--क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यों 
जुहोतियजतििक्रिया:--मनु० २।८४ (दे० मेघातिथि 
तथा दूसरे भाष्यकार, सर्वज्ञ नारायण --जहोति यज्ञा- 
नुष्ठानों को 'उपविष्ट होम' तथा यजति - यज्ञान७्ठानों 
को 'तिष्ठद्वोम' का नाम देते हैं--दे० आइवलायन 
“--१।२।५ भी) 

जः (स्त्री० ) [ज्‌+-क्विप्‌ ] . चाल 2. पर्यावरण 3. राक्षसी 
4. सरस्वती का विशेषण । 

जकः [ग्रीक शब्द | तुला राशि । 

जूट: [ जुट+ अचू, नि० ऊत्वम ] चिपटे हुए तथा मींढी 
बनाय हुए केशों का समह--भतेशस्थ भजज्रवल्लि- 
वलयस्रकनद्धजटा जटा:--मा० १२ । 

जूटकम्‌ [जूट--कन्‌ | बट कर मींढ़ी बनाय हुए बाल, जटा । 

जतिः स्त्री० [ज-|-क्तिन] चाल, वेग | 


जर (दिवा० आ०--जूयं ते, जू्ण) . चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना, मारना 2. क्द्ध होना (संप्र ७० के साथ ) --भत्रे 
नसंभ्यश्च चिर जुज्रे--भटद्िि ० ११८ 3. पुराना 
हीना । 

जूतिः (स्त्री०) [ज्वर--क्तिनू, ऊठ ] बुखार, जड़ी ! 

ज (म्वा० पर० जरति) १. नम्न बनाना, नीचा दिखाना 
2 आगे बढ जाना । 

जभ, जम्भ्‌ (म्वा० आ०--ज भते, जम्भते, जृम्भित, जुब्घ ) 
. उबासी लेना, जमूहाई लेना--मनु ० ४॥४ २ 
2. खोलना, विस्तार करना, खिलना (फल आदि का ) 
>-परयवतिम्‌खाभ पद्भुजं जम्भतेत्य--ऋतु० ३॥२२ 
3. बढ़ाना, फेलाना, सवंत्र प्रसार करना--जंभतां 
जुम्भतामप्रतिहतप्र सर क्रोधज्योति: - वेणी० १, तष्णं 
जम्मसि (पर० अनियमित )--भतृं ० ३॥५ भोग: को5पि 

एक एवं परमो नित्योदितो जुम्भते---३।८० 4. प्रकट 

होना, उदय होना, अपनी शान दिखाना, दशनीय होना 
व्यक्त होना--संकल्पयोने रभिमानभ तमात्मानमाघाय 
मधुजजुम्भ-- कु० ३३२४ 5. आराम में होन। 6. (घनष 
की भाँति) पीछ मड़ना, पलटा खाना - प्रेर० जमहाई 
दिलाना, प्रसार करवाना, उद--, प्रकट हीना, उदय 
हीना, फूटना--न ० २।१०५, बि- -, जमहाई लेना, 


उबासी लेना, मह खोलना-व्यजम्भिषत चापरे-भद्।धि० 
१५।१०८ विजम्भितमिवान्तरिक्षेण--मच्छ० ५ 
2 खुलना, खिलना (फूल आदि का) 3. सवेत्र फल 
जाना, व्याप्त कैरना, भर देना - मुखश्रवा मंगलतूयेनि 
स्वना:' "न केवल सञ्मति मागधीपते: पथि व्यजम्भन्त 
दिवौकसामपि---रघ्‌ ० ३।१९, १२।७२, रजोन्धकारस्य 
विजम्भितस्थ ७।४२ 4. उदय होना प्रकट होना 
समद्‌ -, प्रयत्न करना, हाथपाँव मारना, कोशिश 
करना--व्यालं बालमणालतन्‍्तुभि रसो रोड समज्जम्भते 
>5-भतें० २।६ । 

जम्भः,-- भम्‌, जम्भणम्‌, जम्भा, जस्भिका [ जुम्भ्‌ -- घज् 
ल्यट वा, जम्भ+-अ+टाप, जुम्भा-+कन, इत्वम |] 
. जमहाई लेना, उबासी लेना 2. खलना खिलना 
विस्तत होना--कलिकाश्रयी जम्भा प्रभवति--का० 
२५७, जम्भारम्भप्रविततदलो पान्तजालप्रविष्टे:--वेणी ० 
२।७, मालती शिरसि जम्भणोन्मखी--भत्‌ ० १२५ 
3. अंगड़ाई लेना-- (अंगानि) मुह॒मं हुजुम्भणतत्पराणि 
--क्रतु० ६१० ! 

(म्वा ० दिवा० क्रया० पर० चरा० उभ० जरति, जीयंति 
जृणाति, जारयति---ते, जीर्ण जारित) ॥. बूढ़ा होना 
जज र होना, सूखना, मरझाना--जीयन्ते जीयंतः केशा 
दनन्‍ता जीयन्ति जीयत:, जीयंतरचक्षषी श्रोत्रे तृष्णका 
तरुणायते -- पंच ० ५८३, भटद्टि ० ९४१ 2. नष्ट होना 
खा-पी जाना (आलं० ) अजारीदिव च प्रज्ञा बल शोका- 
त्तथाउज रत्‌-भट्टि ० ६।३०--जेरुराशा दशास्यस्य 
--१४।११२ 3. घल जाना, पच जाना--जीणमन्न॑ 
प्रशंसीयात--चाण० ७९ उदरे चाजरन्ननन्‍्यं--भट्ठि० 
१५।५० ! 

(पुं०) [जि-+-तृच्॒ | . जीतने वाला, विजेता 2. विष्णु 

का विशेषण । 

जेन्ताक: (पुं०) गरम कमरा जिसमें बैठने पर शरीर से 
पसीना बहे, शुष्क उष्ण स्नान । 

जमनम्‌ [ जिम +-ल्यूट ] . खाना 2. भोजन । 


(वि०) (स्त्री०) [जंतृ+अण्‌, स्त्रियां डेप च |] 
. विजयी, सफल, विजय प्राप्त कराने वाला--इंदमिह 
मदनस्य जत्रमस्त्रं घिफलगुणातिशय भविष्यतीति--मा ० 
२।५ घनजंत्र रघदधों--रघु० ४॥६६, १६।७२ 
2. बढ़िया, --त्रः . विजयी, विजंता 2. पारा,-त्रम 
]. विजय, जीत 2. बढ़ियापन । 

जनः [ जिन --अण ] जन सिद्धान्तों का अनुयायी, जन मत 
को मानने वाला | 

जमिनिः (पुं०) प्रख्यात ऋषि और दाशंनिक जिन्होंने दशेन 
संप्रदाय में 'परवेमीमांसा' का प्रणयन किया--मीमांसा- 
कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मृनि जमिनिम्‌--पंच० 
२३३ । 


जेत्‌ 


( ४0०९ ] 


जवात॒क (वि०) (स्त्री०--की) [ जीव्‌-- णिच्‌ +-आत्‌- 
कन | 4. दीघंजीवी, जिसके लिए दीर्घाय की इच्छा 
की जाय--जैवातक नन्‌ श्रूयते पतिरस्या:--दह् ० २, 
दुबला-पतला, क्रृशकाय,--कः 4. चन्द्रमा--राजान 
जनयाम्बभव सहसा जंवातृक त्वां तु यः--भामि० 
२।७८ 2. कपूर 3. पुत्र 4. दवाई, औषधि 5. किसान । 

जवेयः | जोवस्य ग्रो: अपत्यम --जीव--ढक | बृहस्पति के 
पुत्र कच्च की उपाधि । 

जेहयम | जिद्य --ष्यञज |] टेढ़ॉपन, घोखा, झठा व्यवहार | 


जोड़ट: [ जुंद्भति अरोचकत्वं परित्यजति अनेन--जुज्ञ -- 
अटन नि० गण: | गर्भवती स्त्री की प्रबल रुचि, दोहद । 

जोटिड्भरः | जूट--इन्‌, जोटि+-गम्‌ +-ड, रिक्तत्वात्‌ मुम | 
शिव की उपाधि । 

जोषः | जुप--घञणा ] 4. सनन्‍्तोष, सुखोपभोग, प्रसन्नता, 
आनन्द 2. चुप्पो,--षम्‌ (अव्य०) ॥. इच्छानुसार, 
आराम से 2. चुपचाप --किमिति जोषमास्यतें--श० 
५, भामि० २।१७ । 

जोषा, जोषित्‌ (स्त्री०) [ जुष्यते उपभज्यते--जुष्‌ -- घर 
+टापू, जष्‌-इति | स्टछत्री, नारी-तु० योषा, 
योषित्‌ । 

जोषिका [ जुषब्‌+ण्वुल-|-टाप्‌, इत्वम | . नई कलियों का 
सम्‌ह 2. स्त्री, नारो । 

ज्ञ (वि०) [ज्ञा+क ] (समास के अन्त में) . जानने 
वाला, परिचित कार्यज्ञ, निमित्तज्ञ, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञ 
2. बद्धिमानू--जेसा कि न्ञंमन्य' में (अपने आपको 
बद्धिमान॒ समझता हुआ),--ज्ञः . बद्धिमान्‌ और 
विद्वान पुरुष 2. चतन्य विशिष्ट आत्मा 3. बंध नक्षत्र 
4. मंगल नक्षत्र 5. ब्रह्मा का विदेषण । 

ज्ञपित, ज्ञप्त (वि०) [ ज्ञा+णिच्‌--क्‍्त, | जताया गया 
संसूचित, स्पष्ट किया गया, सिखाया गया । 


ज्ञप्तिः (स्त्री०) [ ज्ञा+णिच्‌--क्तिन | . समझ, 2. बद्धि 
3. घोषणा 

ज्ञा (क्रया० उभ० जानाति, जानीते, ज्ञात) ॥. जानना 
(सब अर्थों में) सीखना, परिचित होना--मा ज्ञासी- 
स्त्वं सुखी रामो यदकार्षीत्‌ स रक्षसाम्‌ू-भट्ठि० १५॥९, 
2. जानना, जानकार होना, परिचित या विज्ञ होना 
जाने तपसी वी यम्‌--श ० ३।१, जानन्नपि हि मेधावी 
जडवललोक आचरेत--मन ० २।११०, १२३, ७।१४८ 
3. मालम करना, निश्चय करना, खोज करना-ज्ञायतां 
कः कः कार्यार्थीति--मच्छ ० ९ 4. समझना, जानना 
अवबोध करना, महसूस करना, अनभव करना---जेसा 
कि दुःखज्ञ, खुखज्ञ आदि में 5. परीक्षण करना, जांच 
करना, वास्तविक चरित्र जानना --आपत्सु पित्र॑ जानी- 
यात--हि० १४७७२, चाण० २१ 6. पहचानना--न 
त्वं दृष्टवा न प्ुनरलकां ज्ञास्सस कामचारिन्‌--मेघ ० 


हे 


६३ 7. लिहाज करना, खयालहल करना, मान करना 
--जानामि त्वां प्रक्रतिपुरुषं कामरूपं मघोनः--मेघ० 
६ 8. काम करना, व्यस्त करना (संब० के साथ) 
सर्पिषों जानीते--सिद्धा ०-वह घी से अपने आपको यज्ञ 
में व्यस्त करता है (सपिषा-सपिषः ) --प्रेर ०-- [ ज्ञाप- 
यति, ज्ञपयति) 4. घोषणा करना, सूचित करना, जत- 
लाता, ज्ञात करना, अधिसूचित करना 2. निवेदन 
करना, कहना (आ०)-- सन्‍्नन्‍्त--जिज्ञासते, जानने 
की इच्छा करना, खोजना, निरचय करना--रघु० 
२।२६, भट्टि० ८।३३, ४॥९१, अनु--/अनुमति देना, 
इजाजत देना, स्वोकृति देना, 'हाँ करना सहमत होना 
स्वीकार कर लेना --अनजानीहि मां गमनाय -- उत्तर ० 
३ 2. सगाई करना, विवाह में वचनबद्ध होना, वचन 
देना (विवाह में ) +मां जातमात्रां धनमित्रनाम्नेथत्व- 
जानाड्धार्या मे पिता--दश ० ५० 3. क्षमा करना, 
माफ करना 4. प्रार्थना करना 5. अपनाना अप---, 
छिपाना, गप्त रखना, इनकार करना, मृकरना 
(आ० ) शतमपजानीते--सिद्धा ०, आत्मानमप्जानान 
शशमात्रोउबनयदिनम्‌--भट्टि ० ८।२६, अभि० ै. पहन- 
चानना--ना म्यजानानन्॑ नपम--महा० 2. जानना 
समझना, परिचित होना, जानकार होना--भग ० 
४१४, ७।१३, १८, ५५ 3. ध्यान रखना, खयाल 
रखना, मानना 4. मान लेना, स्वीकार कर लेना, अबव- 
तुच्छ समझना, घृणा करना, तिरस्कार करना, अपेक्षा 
करना--अवजानासि मां यस्मात्‌--रघु ० १।१७, भट्टि 

३।८, भग० ९॥११, आ--,जानना, समझना, खोजना, 
लिइचय करना (प्रेर०) आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश 
देना 2. विश्वास दिलाना 3. विसजित करना, जाने के 
लिए छट्ठटी देना, परि--3 जानकार होना, जानता 
परिचित होना--वषभोथ्यमिति परिज्ञाय--पंच० १, 


मन्‌० ८।१२६ 2. खोजना, निरचय करना---सम्यंक 
परिज्ञाय--पंच० १ 3. पहिचानना--तपस्विभिः 
कंश्चित्‌ परिज्ञातोडस्मि--श० २, प्रति--(आ० ) 
. प्रतिज्ञा करना-ह रचापा रोपणन कन्यादान॑ं प्रतिजानीते 
-अ्रस० ४, भट्टि० ८।२६, ६४, मनु० ९।९९ 2. पुष्ट 
करना, 3. बताना, अभिपुष्टि करना, दावा करना, 
बि--, 7. जानना, जानकार होना, भतं० ३॥२१ 
2. सीखना, समझना, जान लेना 3. निरुचय करना 
मालम करना 4. लिहाज़ करना, मान लेना, खयाल 
करना (प्रर०) . निवेदन करना, प्राथना करना 
(विप० -आज्ञापयति )--आयपुत्र अस्ति मे विज्ञाप्यम 

( राम:) नन्‌ आज्ञापय--उत्तर० १, रघु० ५२० 
2. समाचार देना, सूचना देना 3. कहना, बतलाना, 
सम्‌--, (आ०) जानना, समझना, जानकार होना 
2. पहचानना 3. मेलजोल से रहना, परस्पर सहमत 


ह. हे हुओ 


होना (कर्म० या करण० के साथ ) -पित्रा पितरं वा 
संजानीते--सिद्धा० 4. रखवाली करना, खबरदार 
रहता-- भट्टि० ८२७ 5. राजी होना, सहमत होना 
6. (प्र०) याद करना, सोचना--मातु: मातर वा 
संजानासि-- सिद्धा० (प्रेर०) सूचना देना । 


ज्ञात (थि०) [ज्ञा+क्त] जाना हुआ, निरचय किया हुआ 
समझा हुआ, सीखा हुआ, समवधारित--दे० ज्ञा 
ऊपर । सम०--सिद्धान्त: पूणरूप से शास्त्रों 
निष्णात । 

ज्ञाति: [ज्ञा+-क्तिन] . पंत॒क संबंध, पिता, भाई आदि 
एक ही गोत्र के व्यक्ति (समष्टि रूप से) 2. बन्ध 

बांघव 3. पिता। सम०--भावः संबंध, रिस्तेदारी 

--भेदः संबंधियों में फट,--विद्‌ (वि०) जो निकटस्थ 
व्यक्तियों से संबंध जोड़ता है । 

ज्ञातियर्मा ज्ञाति-- ढक | संबंध, रिइ्तेदारी । 

क्ञात (पुं०) [ज्ञा+तृच | [. बृद्धिमान्‌ पुरुष 2. परिचित 

व्यक्ति 3. जमानत, प्रतिभू । 


ज्ञानम [ज्ञा--ल्यट।| त. जानना, समझना, परिचित होना 
प्रवीणता--सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानम--मा० १॥७ 
2, विद्या, शिक्षण-बद्धिज्ञानेन शध्यति-मनु ० ५१०९ 
ज्ञान मौनं क्षमा शत्रौ--रघ० १।२२ 3. चेतना 
संज्ञान, जानकारी--ज्ञानतोक्ञानती वापि -मनु० 
८।२८८, जाने अनजान, जानबझकर, अनजान म 
4. परम ज्ञान, विशेषकर उस धम और दशन की 
ऊँची सचाइयों पर मनन से उत्पन्न ज्ञान जो मनृष्य 
को अपनी प्रक्ृोति या वास्तविकता को जानना, तथा 
आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा से मिलन की बात 
सिखलाता हूँ (विप० कर्म ) तु० ज्ञानयोग और कमयोग 
भग० ३॥३ 5. बद्धि ज्ञान और प्रज्ञा की इन्द्रिय । 
सम०--अनुत्पादः अज्ञान, मर्खता,--आत्मन्‌ (वि०) 
स्वंधिद, बद्धिमान,-- इन्द्रियम प्रत्यक्षीकरण को इन्द्रिय 
(यह पाँच हँ-त्वचा, रसना, चक्ष, कर्ण, और प्राण, 
'बद्धी र्द्रिय' शब्द को देखो 'इन्द्रिय के नीचे ),---काण्डम 
वेद का आंतरिक या रहस्यवाद विषयक भाग जिसमे 
वास्तविक आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का उल्लेख ह, 
इस के विपरीत संस्कारों का ज्ञान (कर्मकांड) भी वेद 
में निहित हैं,--कुृत (वि०) जानबूझ कर या इरादतन 
किया हुआ,--गम्य (थि०) समझ के द्वारा जानने 
योग्य,--चक्षस (नतपुं०) वृद्धि की आँख, मन की 
आँख, बौद्धिक स्वप्न (विप० चम चक्षस )--सव तु 
समवेक्ष्यदं निखिल ज्ञानचक्षपा--मनु० २॥८, ४।२४ 
(पृ०) बृद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष,-- तक्त्वम्‌ वास्तविक 
ज्ञात, ब्रह्मतान,--तपस (नपुं०) सत्यज्ञान को प्राप्ति 
रूप तपस्या,--द: गरु, -दा सरस्वती का विशेषण 
--दुबंल (वि०) जिसमें ज्ञान की कमी हेँ,--निशचयः, 


निश्चिचति, निववयीकरण, --- निष्ठ (वि० )सच्चे आत्मज्ञान 
को प्राप्त करने पर तुला हुआ,---यज्ञः आत्मज्ञानी 
दा्शनिक--योग: सच्चा आतत्मज्ञान प्राप्त करन 
या परमात्मानभति प्राप्त करने का मख्यसाधन, 
चिन्तन, विचारणा,--जञ्ञाह्त्रम भविष्य कथन का 
शास्त्र -- साधनम]. सच्चा आत्म ज्ञान प्राप्त करन 
का साधन 2. प्रत्यक्ष ज्ञान को इन्द्रिय । 


ज्ञानत: (अव्य० ) [ज्ञान-+-क्पम्तिल | ज्ञान पूर्वक, जानबूझकर, 
इरादतन । 

ज्ञाननय (वि०) [ज्ञान+मयट] . ज्ञानयक्त, चिन्मय 
-+इतरो दहने स्वकर्मणां ववते ज्ञानमयेन वह्निना 
रघु० ८।२० 2. ज्ञान से भरा हुआ>न्‍य 
. परमात्मा 2. शिव की उपाधि । 

ज्ञानिन (वि०) (स्त्री०--नी ) [ज्ञान+इनि] ॥. प्रतिभा- 
शाली, बद्धिमान्‌ (पं०) 4. ज्योतिषी, भविष्यवकषता 
2. ऋषि, आत्मज्ञानी । 

ज्ञायक (वि०) [ज्ञा+णिच्‌-+ण्वल] जतलाने वाला, सिखाने 
वाला, सूचना देने वाला, संकेतक,--कः . अध्यापक 
2. समादेशक, स्वामी,-- कम्त (दर्शन० में) साथ्थंक 
उक्ति, व्यंजनात्मक नियम, (यहाँ उन शब्दों से 
अभिप्राय हैं जो अपने शाब्दिक अथ की अपेक्षा भी 
नियमों के संबंध में कुछ अधिक व्यक्त करते हूं) । 

ज्ञाफनम्‌ [ज्ञा--णिच्‌+ल्यूट) जतलाना, सूचना देता, 
सिखलाना, घोषणा करना, संकेत देना । 

ज्ञापित (वि०) [ज्ञा+णिच्‌-+क्त] जतलाया गया, सुचित 

किया गया, घोषित किया गया, प्रकाशित । 


क्लीप्सा (ज्ा+सन--अ-+टठाप | जानने की इच्छा । 

ज्या [ज्या--अड--ठाप) ॥. धनष की डोरी--विश्रामं 
लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धन:--श० २॥६, 
रघु० ३५९, ११११५, १२।१०४ 2. चाप के सिरों 
को मिलाने वाली सीधी रेखा 3. प॒थ्वी 4. माता । 

ज्यानिः (स्त्री०) [ज्या-+-नि] . बुढापा, क्षय 2. छोड़ना, 
त्यागना 3, दरिया, नदी । 

ज्यायस्‌ (स्त्री०--सी) [अयमनयोरतिशयन प्रशस्यः वद्धों वा 
+ईयसुन, ज्यादेश:) 4. आय में बड़ा, अधिकतर 
वयस्क --प्रसवक्रमेण स किल ज्यायात-5त्तर० ६ 
2. दो में बढ़िया श्रेष्ठतर, योग्यतर---मन्‌ ० ४८ 
३।१३७, भग० ३।१, ८ 3. महत्तर, बहत्तर 4. (विधि 

) जो अवयस्क न हो अर्थात वयस्क या अपने कार्यों 

के लिए उत्तरदायी । 

ज्येष्ठ (बि०) [अयमेषाम तिश येन वृद्ध: प्रशस्थों वा--इष्ठन 
ज्यादेश:| 4. आय में सब से बड़ा, जेठा 2. श्रेष्ठतम 
सर्वोत्तम 3. प्रमुख, प्रथम, मुख्य, उच्चतम,-ष्ठ 
. बड़ा भाई, रघृ० १२॥१९, ३५ 2. चान्द्रमास 
(ज्येष्ठ का महीना ),-ष्ठा . सबसे बड़ी बहन 2. १८ 


( ४5११ ) 


वाँ नक्षत्र पूंज (तीन तारों वाला) 3. बिचली अंगुलो 
4. छोटी छिपकली 5. गंगा नदी का विशेषण । 
सम०--अंशः ]. सबसे बड़े भाई का भाग 2. सबसे 
बड़े भाई का पैतृक संपत्ति में वह भाग जो सबसे बड़ा 
होने के कारण उसे मिले 3. सर्वोत्तममाग,-अम्बु (नपुं०) 
. अनाज का घोवन 2* मांड (चावलों का ) ,-- आश्रम 
. ब्राह्मण अथवा गृहस्थ के धामिक जीवन में उच्चतम 
या सर्वोत्तम आश्रम 2. गहस्थ,--तात: पिता का बड़ा 
भाई, ताऊ,--बर्ण: सर्वाच्च जाति, ब्राह्मण जाति 
--वत्तिः बड़ों का कतंव्य,--व्वश्रः (स्त्री०) बड़ी 
साली 
ज्येष्ठ: | ज्यष्ठा--- अण्‌ ] वह चांद्रमास जिसमे पूर्ण चन्द्रमा 
ज्यष्ठा नक्षत्रप॑ज में स्थित होता हैं, जेठ का महीना 
(मई-जून ),--ष्ठी 4. ज्येष्ठ मास की पूणिमा 2. छिप- 
कली । 
ज्यो (म्वा० आ०--ज्यवते ) . परामश देना, नसीहत देना 
2. (ब्रत आदि) धामिक कतंव्य का पालन करना । 
ज्योतिमंय (वि०) [ज्योतिस -+-मयट्‌ |] तारों से युक्‍त, ज्योति 
से भरा हुआ, दुतिमय--रघु० १५।५९, कु० ६॥३ । 
ज्योतिष (बि०) (स्त्री ०-षी ) [ज्योतिस्‌--अच | . गणित 
या फलित ज्योतिष,--षः . गणक, देवज्ञ 2. छ 
वेदाज़ों में से एक (गणित ज्योतिष पर एक ग्रन्थ ) । 
सम०--विद्या गणित अथबा फलित ज्योतिविज्ञान । 
ज्यों तिबी, ज्योतिष्क: [ज्योतिस ---डीष्‌, ज्योति: इबव कायति 
--क--क। ग्रह, तारा नक्षत्र । 
ज्योतिष्मत्‌ (वि० ) [ज्योतिस -|-- मतुप |] १. आलोकमय, तेजस्वी 
देदीप्यमान, ज्योतिर्मय--नक्षत्रताराग्रहसंकुलाषि ज्यो 
तिष्मतं; चन्द्रमसव रात्रि:--रघृु० ६।२२ 2. स्वर्गीय 
(पुं०) सूय,-- ती 7. रात्रि (तारों से प्रकाशमान ) 
2. (दह्न० में) मन की सात्त्विक अवस्था अर्थात्‌ 
शान्त अवस्था । 
. ज्योतिस (नपु ०) [ योतते दुत्यते वा--थ्युत-+इ्सुन दस्य 
जादेश: | प्रकाश, प्रभा, चमक, दीप्ति--ज्योतिरेक 
जगाम---श ० ५।३०, रघ० २।७५, मेघ० ५ 2. ब्रह्मा 
ज्योति, वह ज्योति जो ब्रह्म का रूप ह--भग ० ५२४ 
१३।१७ 3. बिजली 4. स्वर्गीय पिण्ड, ज्योति (ग्रह, 
नक्षत्र आदि) --ज्योतिभिरुयजब्धि रिव त्रियामा--क्रु ० 
७।२१, भग० १०१२१, हि० १।/२१ 5. देखने को 
शक्ति 6. आकाशीय संसार-(पुं०) . सूर्य 2. अग्नि । 
सम०--इड्रः,--इड्भण:ः जूगन्‌, --कणः अग्नि को 
चिनगारी,-- गण: समष्टिरूप से खगोलीय पिण्ड,-चक्रम्‌ 
राशिचक्र, -ज्ञ: गणक, दंवज्ञ,--मण्डलम तारकोय 
मण्डल,---रथ: (ज्योतीरथ: ) ध्रुव तारा,--बविद्‌ (पुं० ) 
गणक या दंवज्ञ,--विद्या,-शास्त्रम (ज्योतिरशास्त्रम्‌ ) 
गणितज्योतिष या नक्षत्रविद्या, फलितज्योतिष । 


कि... आकलन" बताए ायन्‍ीनड-"+-नू+त..&&....--तन-त-तन-तन-तनत-त-नत-त_त-त न-न---न.ब€6ु.ल8लनतन--नत-नत-त-त-त-त-त--त-स आ..>>--्‌गाागाना नशा ब 


ज्योत्स्ना [ज्योतिरस्ति अस्याम्‌-ज्योतिस -|-न, उपघालोपः | 
. चन्द्रमा का प्रकाश--स्फुरत्स्फा रज्योत्स्नाधवलित 
तले क्वापि पुलिने--भतृं ० ३।४२, ज्योत्स्नावतोी निवि- 
शति प्रदोषान--रघृ० ६।३४ 2. प्रकाश । सम० 
--ईदायः चाँद, --प्रियः चकोर पक्षी,--वक्षः दीवट 
दीपाधार । 

ज्योत्स्नी [ज्योत्स्ना अस्ति अस्य--ज्योत्स्ना ---अण्‌-- डीप ] 
चाँदनी रात । 

ज्यो: [ग्रीक शब्द बहस्पति नक्षत्र । 

ज्यौतिषिकः [ज्योतिष-|)-ठक ] खगोलवेत्ता, गणक, दवज्ञ 
या ज्योतिषी । 

ज्योत्स्नः [ ज्योत्स्ना--अण | शुक्ल पक्ष । 

ज्वर (भ्वा० प० ज्वरति, जर्ण ) बुखार या आवेश से गमें, 
होना, ज्वरग्रस्त होना 2. रुग्ण होना । 

ज्वरः [ ज्वर-घज्य | . बुखार, ताप, (आय० में) बुखार 
की गर्मी--स्वेद्यमानज्वर  प्राज्ञ: को5म्भसा परिषिञझ्चरति 
--शि० २।५४ (आलं० भी) दर्पज्वरः. मदनज्वर 
मदज्वर: आदि 2. आत्मा का बखार, मानसिक पीड़ा 
कष्ट, दःख, रंज, शोक-ब्यंतु ते मनसो ज्वरः---रामा[० 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे---रघु० ८।८४, भग० ३॥३० । 
सम०--अग्निः बख़ार का वेग या तेज़ी,--अडुकुश 
ज्वरप्रशामक, बखार कम करन वाला,--प्रतोकारः, 
बखार का इलाज, ज्वर प्रशामक औषधि । 

ज्वरित, ज्वरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ज्वर--इतच्‌, 
इंनि वा। ज्वराक्रान्त, ज्वरग्रस्त । 


ज्वल (म्वा० पर०--ज्वलति, ज्वलित ) 4. तेज़ी से जलना, 
दहकना, दीप्त होना, चमकना,--ज्वरूति चलितेंन्धनो- 
इग्नि:--श० ६।३० कु० ५१३० 2. जल जाना, जहर 
कर भस्म हो जाना, (आग से) कष्टग्रस्त होना 
--अमृतमधुरमृदुतरवचनेन ज्वलति न सा मलयज- 
पवनेन--गीत ० ७ 3. उत्सुक होना, --जज्वाल लोक- 
स्थितय स राजा--भतृ ० १।४, प्रेर० ज्वलूयति-ते 
ज्वालयति-ते 4. आग रूगाना, आग जलाना 2. देदीप्य- 


“मान करना, रोशनी करना, प्रकाश करना---ककुभां 


म्‌खानि सहसोज्ज्वलयन-- शि ० ९॥४२, त्वदधरचम्बन- 
लम्बितकज्जलमज्ज्वलय प्रियलोचन--गीत० १२, 
प्र--, तेजी से जलना, जाज्वल्यमान होना--रणाजड्रानि 
प्रजज्वल:---भट्टि० १४।९८, (प्रेर०)--. जलाना, 
आग सुलगाना 2. चमकाना, रोशनी करना । 

ज्वलन (वि०) [ज्वल--ल्‍्यूट] 4. दहकता हुआ, चमकता 
हुआ 2. ज्वलनाहू, दहनशील,--नः 4. आग--तदनु 
ज्वलनं मदरपितं त्वरयदक्षिणवात॒वीजने:--कु० ४।३६, 
३२, भग० ११२९ 2. तीन को सख्या,--नम जलना 
हक चमकना । सम० - अदमन्‌ (पु०) सूयकान्त 
मणि । 


( ४१२ ) 


ज्वलित (वि०) [ज्वल--क्त] 4. दग्धघ, जला हुआ, प्रका- 
शित 2. प्रदीप्त, प्रज्वलित । 

ज्वाल: [ज्वल--ण ] 4. प्रकाश, दीप्ति 2. मशाल । 

ज्वाला [ज्वाल--टाप्‌] 4. अग्निशिखा, लौ, लूपट--रघु ० 


। 


१५।१६ भत० १९५। सम०-जिहल्ढलड/--ध्वज: आग 
>+मखो लावा निकलने का स्थान,--बकक्‍षत्र;: शिव का 
विशेषण । 

ज्वालिन्‌ (पुं०) ज्वल--णिनि] शिव का विशेषण 


झः [झट -+-ड] 4. समय का बिताना 2. झन झन, खनखन 
या इसी प्रकार की कोई और घ्वनि 3. झंझावात 
4. बृहस्पति । 

झगझगायति' (ना० घा० पर०) चमक उठना, दमकना, 
जगमगाना, चमचमाना । 

झग (गि) ति (अव्य०) [ "-झटिति ] जल्दी से, तुरन्त 
-साध्प्यप्स रा झगित्यासीत्तद्रपाकृष्टलोचना--महा ० । 

झड़्गर:, झडकृतम्‌ [ झमिति अव्यक्तशब्दस्य' कार:-क्क -+- 
घजञा, कृ+-क्त वा झनझनाहटामिनमिनाना- ( अय॑ ) 
दिगन्तानातेने मधघपकुलझ ड्भा रभरितानू-भामि० १॥३३, 
४२९, भरत ० १।९, अमरु ४८, पच० ५५३ । 

झज्भारिणी [झड्ार--इनि--डीप | गद्भा नदी । 

झडकृतिः | समम्‌- क-- क्तिन |] खनखनाहट या झनझनाहट 
(धातु के बने आभूषणो की ध्वनि जैसी घ्वनि) । 

झज्ञनम्‌ [ झज्झम--ल्यूट्‌ ] 4. आभूषणों की झनझन या 
ख नखन 2. खडखडाहट या टनटन की ध्वनि । 


झल्झा [ झमिति अव्यक्तशब्दं कृत्वा झटिति वेगेन वहति 
--झम्‌ --झट्‌-+-ड+टाप ] . हवा के चलने या वर्षा 
के होने का शब्द 2. हवा और पानी, तूफान, आँघी 
3. खनखन की ध्वनि, झनझन । सम०- अनिलः, 
--मरुत, -- वातः वर्षा के साथ आँघी, तृफ़ान, प्रभंजक 
अन्धड--पझनज्झावातः सवष्टिक:-अमर ० हिमम्ब्न ज्ञञा- 
निलविह्ूलस्य (पद्मस्य )--भामि० २।६९, अमरु ४८ 
मा० ९।१७ । 

झटिति (अव्य ०) [ झट--विविप्‌, इ-+क्तिन्‌ ] जल्दी से 
तुरन्त--मक्ताजालमिव प्रयाति झटिति अभ्रंव्यद्द्शो- 
धश्यताम--भत्तें ० १।९६, ७० । 

झणझगणम -णा [झणत्‌ --डाच, द्विप्वं, पूर्वपद्ल्मिप:] झन- 
झनाहट । 

झणझणायित (वि०) [ झणझण--क्यड--क्त ] टनटन, 
झनझत, टनटन करना--उत्तर ० ५।५। 


झण (न )त्कारः [सझण ( न) त१--#--घझा ] झनझन, टनटन, 


(धातु से बने आभूषण आदि का) झनजझनाना 
खनखनाना, --झणत्का रक्ररक्वेणितग णगु ज्जद्गु रुपनु घृ त- 
प्रेमा बाहुः--उत्तर० ५।२६, उद्वंजयति दरिद्रं परमुद्रा- 
गणनझणत्कार:--उद्धूट । 


र्झै 


झम्पः, झम्पा [सम-+-पत --ड, स्त्रियां टाप च) उछल, कृद 
छलांग---महावी ० ५।६२ । 

झम्पाक:, झम्पारु, झम्पिन (पृं०) [ झम्पेन अकतिगच्छति 
>झम्प--- अक--अण, झम्प-- आ-+-रा+डा झम्पार्क 
इनि वा। बन्दर, लड-ग्र । 

झर:, झरा, झरो [| झ-+-अच, स्त्रियां टाप, डीष च | 
प्रपातिका, झरना, निमर्त॑र, नदी-- प्रत्यग्रक्षतजझरी- 
निवत्तपाद्य--महावी ० ६।१४, भामि० ४।३७। 

झझ्तर: [झझ --अरन] व. एक प्रकार का ढोल 2. कलियग 
3. बत की छड़ी 4. झांझ, मजीरा,--रा वेश्या 
वा रांगना । 

झझरिन्‌ (पुं०) [झझर-|-इनि] शिव का विशेषण । 

धलज्सला' | सलज्झल हइृत्यव्यक्त: शब्द: अस्त्य१---अच -- 
टाप्‌ ] बंदों के गिरने का शब्द, झड़ी, हाथी के कान 
की फड़फड़ाहट । 

झला [ -जझरा पषो ० ] . लड़को, पुत्री 2. धप, चिल- 
बचिलाती धूप, चमक । 


झलल:ः [झझ -- क्विप, त॑ं लाति--ला+-क) . मल्लयोद्धा रोड 
2. एक नीच जाति-मनु ० १०।२२, १२।४५,-लो ढो लकी । 

झललकम ,-की [ झल्ल--कन्‌, स्त्रियां डीष्‌ च ] साँस, 
मजीरा । 

झल्लकण्ठ: [ब० स० | कबतर । 

झललरी [झझ --अरन्‌--डीष पषो०]) साँझ, मजीरा 

झल्लिका [सल्‍ली -- कक, पृषो ०) 4. उबटन आदि के 
लगाने से शरीर से छुटा हुआ मेल 2. प्रकाश, चमक 
दमक। 

झष: [| सप्‌--अच |] . मछली-- झषाणां मकरश्चास्मि 
--भग० १०।३१, तु० नी० दिय गये झषकेतन' आदि 
शब्दों से 2. बड़ी मछली, मगरमच्छ 3. मीन राशि 
4. गर्मी, ताप,--षम्‌ मरुस्थल, सुनसान जड्भल | सम० 
--अडुः,-- कैतन:,---केतु:,-- ध्वज: कामदेव--स्त्री 
मद्रां सषकेतनस्य--पंच ० ४॥३४,-अश्नः संस,-उदरोी 
व्यास-की माता सत्यवती का विद्येषण । 

झाडकृतम' [सडकृत--अण्‌ ] . झांझन, पायजेब 2. [ 
के गिरने की ) आवाज़, छपछप का शब्द-- स्थान स्थान 
'मुखरककुभों झाड्कृतनिश्नचराणाम्‌--उत्तर० २।१४। 


न 


( ४१३ ) 


झाटः [झट-- धज्म | 4. पर्णशाला, रूतामण्डप 2. कान्तार, 
वक्षों का झरमट । 

झिटिः-टी (स्त्री०) [ झिम्‌-- रट-अच्‌-+-डीष्‌ पृषो० |] 
एक प्रकार की झाड़ी । 

झिरिका [ झिरि-|क--क--टाप्‌ | झींगर । 


झिल्लिका [ झिल्लि-- कन्‌+टाप | 4. झींगूर 2. धूप का 
प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

झिल्ली (स्त्री०) | झिल्लि--छीप्‌ ] ।. झींगुर 2. दीये की 
बत्ती 3. प्रकाश, चमक । सम०--कण्ठ: पालतू कबृतर। - 

झोरुका (स्त्री०) झींगर । 


झिल्लिः ( स्त्री० ) [ शिरिति अव्यक्त शब्द लिशति | झुण्ड: | लण्ट--अच्‌, पृषो० | 4. वक्ष, बिना तने का पेड़ 


ऊशिर्‌ +लिश्‌-+डि | 4. झींगूर 2. एक प्रकार का 
वाद्ययत्र । 


2: झाडो, झाड़-झंखाड़। 
झोड: (पं०) सुपारी का पेड़ । 


माशकाज>-ाेंए०णणा-०, का "्प्नामयमाहइ॒त- माममाए-प्मगरापा मामा गा 


टडक (चुरा० उभ०-टड्भूयति--ते, टड्धूत) [. बांधना, 
कसना, जकड़ना 2. ढकना, उद--. छीलनता, खुर- 
चना 2. छिद्र करता, सूराख करना । 

टंडःक:,--कम्‌ [ टू -घञ्ण अच वा | १. कुल्हाड़ी, कुटर 
टांको (पत्थर काटने या गढ़ने के छेनी) --टड्भूमंन:- 
शिलगहेव विदायंमाणा--मुच्छ ० १।२०, रघृ० १२।८० 
2. तलवार 3. म्यान 4. कुल्हाड़ी की धार के आकार 
की चोटी, पहाड़ी की ढाल या झुकाव--भद्वि ० १८ 
5. क्रोध 6. घमंड 7. पर,--का पर, लात । 

टडकक: [ टड्ूू-+कन्‌ | चाँदी का सिक्ता। सम०-पर्ति: 
टकसाल का अध्यक्ष,--शाला टकसाल । 

टडकणम (नम्‌) [ टझक-|-ल्यट | सोहागा,--णः (नः) 
. घोड़े की एक जाति 2. एक देश विशेष के निवासी । 
सम ०---क्षार: सीहागा 

टडकारः [| टम+क्ृ- अण | . धनष की डोर खींचने से 
होने वाली ध्वनि 2. गर्राना, चिल्‍्लाना, चीत्कार, चीख । 

टइःकारिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [टड्डाार--इनि] टंकार 
करन॑ वाला, फ्त्कार या सीत्कार करने वाला; झंकार 
करने वाला - ट्क्ारिवापमन लड्भुगशरक्षतजपद्ुाव- 
रूषितशरम्‌ - अस्व० १। 

'टड्डिका | टद्बूं+कन्‌-+टापू, इत्वम्‌ | टांकी, कुल्हाड़ी 
>-विक्रमांक ० १।१५ । 

टंगः,--गम्‌ [-्टड्ू: पृषो० ] कुदाल, खुर्पा, कुल्हाड़ी । . 

टड्णः,--णम्र [ >>टड्ण पषो० | सोहागा 

टज्ून | टड्ध+टाप्‌ | टांग, लात, पर । 


5: (पृं०) (धातु के बने बतेन के सीढ़ियों म॑ से गिरते हुए 
ध्वनि जंसी) अनकरणात्मक ध्वनि--रामाभिषेके 
मदविद्वलाया: कक्षाच्च्यतो हेमघटस्तरुण्या,, सोपान- 
मार्ग प्रकरोति शब्द ठठं ठठंठ ठठठं ठठंठ: --सुभा० । 


 टहरी [ टहेति शब्द राति--रा-+क-+-डीष |] 


. एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र 2. परिहास, ठटठा । 

टाड्ूगरः [ टड्भार--अण | झंकार, ट्छ्कूर । 

टिक (म्वा०--आ० --टेकते) जाना, चलना-फिरना । 

टिटि(ट्वि)भः (स्त्री०--भी ) [ टिटि([ट्वि)इत्यव्यक्तशब्दं 
भणति--टिटि (ट्वि)+भण्‌--ड ] टिटिहिरी पक्षी, 
--उत्क्षिप्प टिट्विभः पादावास्ते भद्भभयादिव:--पंच ० 
१।३१४, मनु० ५।११, याज़्० ११७२, (टिट्टिभक 
भी)। 

टिप्पणी (नी) [टिप्‌+- क्विप्‌, टिपा पन्यते स्तृयते--टिप्‌ -+- 
पन्‌-|अच्‌ -+-छीष पृषो० पात्वं वा] भाष्य, टीका | 
(कभी कभी 'भाष्य' पर लिखी गई “व्याख्या' के लिए 
भी-- उदा० महाभाष्य पर कयट की व्याख्या या' 
टीका या केयट के भाष्य पर नागोजी भट्ट की टीका 
या भाष्य ) । 

टीक (म्वा० आ०--टीकते) चलना-फिरना, जाना, सहारा 
देना--कंश्मर्या: कृतमालमद्गतदलं कोयष्टिकष्टीकते 
मा० ९।७, --आ-, जाना, चलना-फिरना, इधर-उधर 
घमना--आटीकसे5ज्भ करिघोटीपदातिजुषि वाटीभुवि 
क्षितिभजाम्‌--अस्व० ५। 

टीका [ टोक्यते गम्यते, ग्रन्थार्थडिनया--टीक्‌ -- क -+-टाप्‌ | 
व्याख्या, भाष्य--काव्यप्रकाशस्य कृता गहे गृहे टीका 
तथाप्यंष तथव दुगमः । 

टुण्टुक (वि०) [टुण्टु इति अव्यक्तशब्द कायति-टुटु +- के -- 


के 


क] . छोटा, थोड़ा 2. दुष्ट, ऋर, नशंस 3. कठोर । 


ठक्कुरः (पुं०) [. मूति, देवमूति 2. पूज्य व्यक्ति के नाम 
के साथ लगने वाली सम्मानसूचक उपाधि--उदा०» 
गोविन्द ठक्कुर (काव्य प्रदीप के रचयिता) । 
ठालिनी (स्त्री०) तगड़ी, करधनी । 


( ४१४ ) 


ड्मन:ः [ड-मा--क |] एक घृणित और मिश्रित जाति, डोम । 

डमरः: [म--अच >-म रम्‌, डेन त्रासेन मरं पलायनम्‌, तु० 
त०| . झगड़ा, फ़साद, दंगा 2. भावभंगिमा और 
ललकारों से शत्र॒ को भयभीत करना,--रम॒ डर के 
कारण भाग जाना, भगदड़ । 

डमरः [डमित्यव्यक्तशब्दम्‌ ऋच्छति -- डम्‌--ऋ--कु] एक 
प्रकार का बाजा, डगडगी (इस वाद्ययन्त्र को प्राय: 
कापालिक साधु बजाया करते हैं) |कभी कभी नपुं० 
भी माना जाता है | । 

डम्ब (चरा० उभ०- डम्बयति-ते ) 4. फेंकना, भेजना 
2. आदेश देना 3. देखना, बिं---, अनकरण करना 
नक़ल करना, तुलना करना।--(त॑ ) ऋतुविडम्बयामास 
न पुनः प्राप तच्छियम्‌--रघु० ४॥१७ । वपु:प्रकर्षण 
विडम्बितेश्वर:-३।१२, १३२९, १६।११, कि० ५।४६ 
१२।३८, शि० १।६, १२।५ 2. हँसी उड़ाना, अवहास 
करना, खिलल्‍ली उड़ाना--सम्मोहयन्ति, मदयन्ति 
विडम्बयन्ति निभंत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति-भत्‌ ० 
१।२२, यथा न विडम्ब्यसे जनः---का० १०९ 3. ठगना 
धोखा देना-एवमात्माभिप्रायसम्भावितेष्टजनचित्तवृत्ति: 
प्राथंयिता विडम्ब्यते-श० २ 4. कष्ट देना, पीडा देना। 

डम्बर (वि०) [ डम्ब--अरन ] प्रसिद्ध, विख्यात,---रः 
. समवाय, संग्रह, ढेर-मा० ९।१६ 2. दिखावा, टिम- 
टाम 3. सादश्य, समानता, आभास 4. घमण्ड, अहंका र। 

डम्भ (चुरा० उभ० - डम्भयति-ते ) इकट्ठा करना । 

डयनम [डी--ल्यूट ) . उड़ान 2. डोली, पालकी । 

डवित्थः (पुं०) काठ का बारहसिहा । 

डाकिनी [ डाय भयदानाम अकति ब्रजति--ड--अक -- 
इनि-+-डोप्‌ | पिशाचिनी, भतती । 

डाइडकृतिः (स्त्री०) [डाम्‌ +क्ृ-+ क्तिन्‌ | घण्टी के बजने की 
ध्वनि, डिज्र-डाजड़् आदि । 

डामर (वि०) [| डमर-+अण्‌ | . डरावना, भयावह, 
भयानक--पर्याप्तं मयि रमणीयडामरत्वं संघत्ते गगन- 
तलप्रयाणवेग:---मा० ५१३ 2. दंगा करने वाला 
हुड़दद्जी 3. सूरत शक्ल मे मिलता-जुलता, अनुरूप 
(अर्थात्‌, मनोहर, सुन्दर )-रतिगलिते लूलिते कुसुमानि 
शिखण्डकडामरे (चिकुरे )-गीत० १२,-रः . होहल्ला 
हंगामा, दंगा, फ़याद 2. उत्सव के अवसर पर चहल- 
पहल, लड़ाई झगड़े के अवसर पर खलबलो, हलूचल । 

डालिस: [--दाडिम:, पषो०| अनार । 


समाह्िलष्यति डाहलोवीम्‌ - विक्रमांक ० ११०३ । 
डिड्धरः (पुं०) 
या नीच आदमी । 


पाक का. 


डिण्डिम: [डिडीति शब्द माति--डिण्डि--मा-+क | एक 
प्रकार का छोटा ढोल (आलं० भी) इति घोषयतींव 
डिण्डिम:---हि० २।८६ मखरयस्व यशो नवडिण्डिमम्‌ 
-- न० ४॥५३, अमर २८, चण्डि रणिरसनारवडिण्डिम- 
मभिसर सरसमलज्जं --गीत० ११, आयंबालचरित- 
प्रस्तावनाडिण्डिम:---महावी ० १।५४ । 

डिण्डी (डि) रः [डिण्डि--र पक्षे दीर्घ:] 4. मसीक्षेपी का 
भीतरी कवच; जो समद्रफन की भाँति काम में लाया 
जाता हू 2. झाग--उहंण्डातेन डिण्डीरे पिण्डपहुक्तिर- 
दृश्यत - विक्रमांक---४। ६४, २।४। 

डिमः [डिम--क | दस प्रकार के नाटकों मे से एक--माय ्द्र- 
जालसंग्रामक्रोघाद भ्रान्तादिचेष्टित:, उपरागइच भूयिष्ठो 
डिमः ख्यातोउईतिवत्तक: - सा० द० ५१७। 

डिम्ब: [डिब्‌--घजा | 4. दंगा, फ़साद 2. कोलाहल, भय के 
कारण चीत्कार 3. छोटा बच्चा या छोटा जानवर 
4. अंडा 5. गोला, गेंद, पिण्ड ! सम---आहबवः, 
-यद्धम मामली लड़ाई, (बिना शस्त्र प्रयोग के) 
झड़प, खटपट, म॒ठभंड, झठमठ को लड़ाई--मन्‌ ० 
+५।९५। 

डिम्बिका [डिम्ब--ण्वल--टाप, इत्वम | . कामकी स्त्री, 
2. बलबला । 

डिम्भ: | डिम्भू-+-अच | 4. छोटा बच्चा 2. कोई छोटा 
जानवर जंसे शेर का बच्चा ; -जु म्भस्व रे डिम्भ दन्तांस्ते 
गणयिष्यामि-- श० ७ 3. मख, बद्ध । 

डिस्भकः (स्त्री ०-भिका ) [डिम्भ्‌-+-प्वुल, स्त्रियां टाप्‌ इत्व॑ 
च | . एक छोटा बच्चा 2. जानवर का छोटा बच्चा । 

डी (भ्वा० दिवा० आ०--डयते, डीयते, डीन) 4. उड़ना 
हवा में से गज़रना 2. जाना, उदं---, हवा म॑ उड़ना 
ऊपर उड़ना--सवरुड्डीयताम---हि० १ (हंसः) 
उदडीयत वकृतात्करग्रहजादस्य विकस्वरस्वर:---ने ० 
२।५, प्र---, उपर उड़ना--हंस: प्रडीनरिव- मच्छ ० 
५।५, प्रोद--, ऊपर उड़ जाना- प्रोड्डीयव बलाकया 
सरभस सोत्कण्ठमालिज्ित:-- २३ । 

डीन (भ० क० क्ृ०) [ डी+क्त | उड़ा हुआ,--नम्‌ पक्षी 
की उड़ान, पक्षियों की उड़ान १०१ प्रकार की बताई 
गई हैं, किसी भी विशेष उड़ान को प्रकट करने के 
लिए 'डीन से पव उपयक्त उपसगे लगा दिया जाता 
हुं--उदा० अवडीनम, उड्डीनम्‌, प्रडीनम, अभिडीनम्‌ 
विडीनम्‌, परिडीनम्‌, पराडीनम्‌ आदि। 


डाहलः (ब० व० ) एक देश तथा उसके अधिवासी--कीति: | डुण्डभः [डण्ड---भा--क] साँपों का एक प्रकार जिनमें ज़हर 


नहीं होता --(निविषा: डण्डभाः समता: ) । 


सेवक 2. बदमाश, ठग, घूर्त 3. पतित | डुलिः (स्त्री०) [--ढुलि: पृषो ० | एक छोटो कछवी । 


डोम: (पुं०) अत्यन्त नीच जाति का पुरुष । 


"0. धर + माला. ललाााााााााा क, 


( ४१५ ) 


ढकक्‍्का [ ढक इति शब्देन कायति-डक्‌ --क --क+टाप्‌ | 
बड़ा ढोल--नक५ते हुडक्केन न सोपषि ढक्‍कया न मर्दले: 
सापि न तेडपि ढक्‍कया -नं० १५१७ | 

ढामरा (स्त्री०) हंसनी । है 

ढालम्‌ [नप० |] म्यान । 

ढालिन्‌ (१०) [ढाल-इनि | ढालधारी योद्धा । 

दुण्डि: [ढ॒ण्ढ्‌ -इन्‌ |] गणश का विशेषण । 

ढोल: (पु०) बड़ा ढोल, मुृदड्भ, ढपली । 


[संस्कृत में 'ण से आरम्म होते वाला कोई शब्द नहीं, 
'ण' से आरम्भ होने वाले बहुत से धातु हैं वस्तुत: वे 
सब "न से आरम्भ होते है, धातुकोश में उन्हें 'ण' से 


ढोक (म्वा० आ०--ढौकते, ढौकित) जाना, पहुँचाना 
ज्ययान्तं वने राजिचरी डढौके--भट्टि ० २।२३, १४। 
७१, १५।७९--प्रेर ०--ढौकयति--ते 4. निकट लाना, 
पहुंचाना --तन्मान्स चेव गोमायोस्ते: क्षणादाश ढौकि- 
तम्‌--महा ०, भद्वि ० १७।१०३ 2. उपस्थित करना, 
प्रस्तुत करना । 

ढोकनम्‌ [ढोक--ल्यूट्‌] 4. भेंट 2. उपहार, रिश्वत । 


केवल इसलिए आरम्भ किया गया हैँ जिससे कि यह 
प्रकट हो जाय कि यहाँ “न प्र, परि तथा अन्तर्‌ आदि 
उपसगे पूव होने पर 'ण' में परिवर्तित हो जाय] । 


तकिल (वि०) [ तक-+-इलच्‌ ] जालसाज, चालाक, घ॒ृतं । 

तक्रम [ तक--रक्‌ | छाछ, मट्ठछा । सम०--अटः रई का 
डंडा,--सारम ताज़ा मक्खन । 

तक्ष (म्वा० स्वा० पर०--तक्षति, तक्ष्णोति, तष्ट) ची रना, 
काटना, छीलना, छेनी से काटना, टुकड़ें-टुकड़े करना, 
खण्डश: करता--आत्मानं तक्षति होष वन॑ परशना 
यथा--महा ०, निधाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठ स उद्धनः 
---अमर० 2. गढ़ना, बनाना, निर्माण करना (लकड़ी 
में से) 3. बनाना, रचना करना 4. घायल करना, चोट 
पहुँचाना 5. आविष्कार करना, मन में बनाना,--निस्‌, 
-टुकड़े-टकड़े करना, सम्‌,---छीलना, छेनी से काटना, 
चीरना 2. घायल करना, चोट पहुँचाना, प्रहार करना 
-निस्त्रिशाम्यां सुतीक्षणाभ्यामन्योन्यं संततक्षतु:-महा ०, 
वराह० ४२॥।५९५९ | 

तक्षकः [ तक्ष्‌+ण्वुल ] . बढ़ई, लकड़ी का काम करने 
वाला (जाति से अथवा लकड़ी का घंघा करने के 
कारण) 2. सूत्रधार 3. देवताओं का वास्तुकार, विश्व- 
कर्मा 4. पाताल के मुख्य नागों अर्थात्‌ सर्पों में से एक, 
कश्यप और कद का पृत्र (आस्तीक ऋषि के बीच में 
पड़ने से जनमेजय के सर्पयज्ञ में जलजाने से बचा हुआ, 


इसी सर्पयज्ञ में अनेक सर्प जल कर भस्म हो गये थे) 


तक्षणम्‌ [ तक्ष--ल्युय | छीलना, काटना दारवाणां' च 
तक्षणम--मन॒ ० ५।११५, याज्ञ ० ११८५ । 

तक्षन्‌ (१०) [तक्ष-+कनिन्‌ ] . बढ़ई, रूकडी काटने 
वाला (जाति से अथवा लकड़ी का काम करने के 
कारण ) अतक्षा तक्षा--क्राव्य ०, जो जाति से तक्षा नहीं 
है, वह तक्षा कहलाता ह जब कि वह तक्षा की भांति 
तक्षा के काम को करने लगता है, बढ़ई--शि० १२।२५ 
2. देवताओं का शिल्पी -- विश्वकर्मा । 

तगरः | तस्य क्रोडस्प गर:, ष० त. | एक प्रकार का पौधा । 

तडक (म्वा० पर०--तझुकति, तड्ित) . सहन करना, 
बर्दाइत करना 2. हँसना 3. कष्ट ग्रस्त रहना । 

तड़ू: [ तडुक्‌ -- घञ्ण अच वा | . कष्टमय जीवन, आपद्‌- 
ग्रस्त जीवन 2. किसी प्रिय वस्तु के वियोग से उत्पन्न 
शोक 3. भय, डर 4. संगतराश की छेनी । 


तड़ुनम्‌ [तडुक्‌ -- ल्यूट | कष्टमय जीवन, आपदमग्रस्त जिंदगी । 

तड़ (म्वा० पर०-ततद्भति, तड्भित) 4. जाना, चलना-फिरना 
2. हिलाना-जुलाना, कष्ट देना 3. लड़खड़ाना । 

तज्च्‌ (रुधा० पर०-तनक्ति, तज्चित) सिंकोड़ना, सिकुड़ना 
--तनच्मि व्योम विस्तुतम--भद्वि ० ६।३८ । 

तठः | तट्‌-+-अच्‌ | . ढाला, उतार, कगार 2. आकाश या 

क्षितिज,---5:,/--टा,---ठी,--ठमू . किनारा, कछ, 


(६ ४१६ ) 


उतार, ढाल -शील शलतटात्पततु -मर्तें ०--२।३ ९, 

प्रोत्तगचिन्तातटी -३।४५, सिन्धोस्तटादोघ इव प्रवद्ध 

३।६, उच्चारणात्पक्षिगणास्तटीस्तम--.शि ० 
४१८ 2. शरीर के अवयव (जिनमें स्वभावत: कुछ 
- ढ़ाल ह. )--पद्मपयोध रतटीपरिरम्भमलग्न--गीत ० १, 
नो लप्तं सखि चन्दन स्तनतटं>--*शृंगार० ७, इसी 
प्रकार जघनतट, कटितट, श्रोणीतट, कुचतट, कप्ठतट 
ललाटतट आदि,--टम्‌ू खेत । सम०--आधघात 
सींगों की टक्कर से मिट्टी उखाड़ना, तट या ढलान 
पर सिर से टक्कर मारना--अभ्यस्यन्ति तटाघात॑ 
निजितेराहता गजा:--कु० २॥५०,--सथ ( वि० ) 
(शा० ) किनारे पर विद्यमान, कूलस्थित 2. (आलं० ) 
अलग खड़ा हुआ, अलग-अलग, उदासीन, पराया, 
निष्क्रिय --तटस्थः स्वानर्थान्‌ू घटयति मोनं च भजते 
--मा० १।१४, तटस्थं नराइ्यात-5उत्तरठ ३।१३, 
मया तटस्थस्त्वमुपद्ृतोसि--ने ० ३।५५, (यहाँ 'तटस्थ 
का अर्थ “'कलस्थित भी ह ) 

तटाकः,--कम [तद -आकन्‌] तालाब (जो कमल तथाअन्य 
जलीय पोधों के लिए पर्याप्त गहरा हो ) दे० 'तडाग' । 

तटिनी [तटमस्त्यस्या इनि डीप ] नदी-कदा वाराणस्योमम- 
रतटिनी रोधसि वसन्‌-भतुं ० ३।१२३, भामि० १॥२३ । 

तड्‌ (चुरा० उभ०--ताडयांत--ते, ताडित) 4. पीटना, 
मारना, टकराना>गाहन्तां महिषा निपानसलिल 
शद्भेम हस्ताडितम---श ० २।५, (नौ:) ताडिता मारु- 
तय था--- रामा०, रघ० ३॥६१, कु० ५।२४, भते० १। 
५० 2. पीटना, मारना, दण्डस्वरूप पीटना, आघात 
पहुँचाना--लालयत्पञज्चवर्षाणि -दशवर्षाणि ताडयेत्‌ 
चवाण० ११॥१२, न ताड्यत्तणंनापि--मन्‌ ० ४। 
१६९, पादेन यस्ताड्यते---अमरु ५२ 3. प्रहार करना 
(ढोल आदि का) पीटना ताडथमानासु भेरीषु---महा० 
अताडयन्‌ मृदंडश्च--भद्टधि० १७।७ वेणी० १२२ 
4. बजाना, (वीणा के तारों का) आहनन करना 
--श्रोतुवितन्त्री रिव ताड्यमाना--कु ० १।४५ 5. चम- 
कना 6. बीलना 

तडग:ः दे० तडाग । 


तडागः [ तड--आग ] तालाब, गहरा जोहड़, जलाशय 
--स्फुटकमलोदरखेलतिखज्जनयुगमिव शरदि तडागम 

मीत० ११, मनृ० ४॥२०३, याज्ञ ० २।२३७ । 

तडाघातः दे० 'तटाघात' (उच्च: करिकराक्षेपे तडाघातं 
विदुबधा: शब्द ) । 

तडित्‌ (स्त्री०) [ ताडयति अभ्रम--तड --इति | बिजली 
घनं घनानते तडितां गणरिव--शि० १।७, मेघ० ७६, 
रघु० ६६६५। सम०->-गभः बादल,--लता बिजली 
की कोंघ जिसमे लहरें हों, - रेखा बिजली की रेखा | 

तडित्वत्‌ (वि०) [ तडित्‌--मतुप्‌, वत्वम | बिजली वाला 


ननज्फी (5 


--अवरोहति शल्ाग्र तडित्वानिव तोयद:--विक्रम ०» 
१।१४, कि० ५॥४, (पं०) बादल - शि० १।१२। 
तडिन्मय (वि०) [तडित्‌+-मयट ] बिजली से युक्त--कु० 

५२५ | 
तण्ड्‌ (म्वा० आ०--तण्डते, तण्डित ) प्रहार करना । 
तण्डकः [तण्ड-+ण्वल] खज्जन पक्षी । 


तण्डुल: [ तण्ड्‌्--उलच्‌ ] कूटने, छड़ने और पिछोड़ने के 
पश्चात प्राप्त अन्न (विशेषत: चावल ) [ शस्य, घात्य 
त०ण्डल और अन्न यह चार प्रकार एक दूसरे से भिन्न 
हैँ -शस्य  क्षेत्रगतं प्रोक्‍्तं सतुषं धान्यमुच्यते, निस्तुष 
तग्डुल: प्रोक्‍्तः स्विन्नमन्न मुदाहृतम्‌ ] 

तत (भू० क० कृ०) [तन्‌--कक्‍्त] फंलाया हुआ, विस्तारित 
घेरा हुआ-(दे० तन्‌ )-स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ 
"शि० ९।२३, ६।५०, कि० ५।११,--तम्‌ तारों 
वाला बाजा । 


ततस (ततः) [अव्य०--तद्‌ -+ तसिल] 4. (उस स्थान या 
व्यक्ति ) से, वहाँ से,---न च निम्नादिव हृदयं निवत्तते 
मे ततो हृदयम--श० ३।१, मा० २।१०, मन० ६।७ 
१२।८५ 2. वहाँ, उधर 3. तब, तो, उसके बाद---तत 
केतिपयदिवसापगमे---का ० ११०, अमरु ६६, कि० 
१।२७, मन॒० २।९३, ७।५९ 4. इसलिए, फलतः, इसी 
कारण 5. तब, उस अवस्था मं, तो (यदि का सह 
सम्बन्धी ) यदि गरृहीतमिदं ततः किम्‌--का० १२० 
अमोच्यमरव॑ यदि मन्यसे प्रभो ततः: समाप्तै--रघु० 
३।६५ 6. उससे परे उससे आगे, और आगे, इसके 
अतिरिक्‍त --तत:ः परती निर्मानषमरण्यम्‌--का० १२१ 
7. उससे, उसकी अपेक्षा, उसके अतिरिक्त--यं लब्ध्वा 
चापर लाभ॑ मन्यते नाधिक तत:--भग० ६॥२२, २। 
३६ 8. कई बार 'तत्‌' शब्द के सम्प्र० के रूप की 
भाँति प्रयक्‍त होता ह--यथा तस्मात्‌, तस्या:, ततोड्न्‍्य 
त्रापि दृश्यते--सिद्धा० | यतः ततः (क) जहाँ-वहाँ 
>>यतः कृष्णस्ततः सव यतः क्ृष्णस्ततों जय:--महा ०, 
मनु० ७।१८८ (ख) क्योंकि--इसलिए यतो यतः 
->-ततस्ततः जहाँ कहीं-वहीं - यतो यत: षट्चरणो5भि- 
वर्तते ततस्तत: प्रेरितवामलोचना--श ० १॥२३, ततः 
किम तो फिर क्‍या, इससे क्या लाभ, क्या काम-प्राप्ताः 
श्रियः सकलकामदुघास्ततः किम्‌ू--भतृ ० ३।७३, ७४, 
शा० ४।२, ततल्ततः (क) यहाँ-वहाँ, इधर-उघर-ततो 
दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंस्ततस्तत:--महा० (ख) 
'फिर क्‍या इसके आगे “अच्छा तो फिर (नाटकों में 
प्रयक्त) ततः प्रभति तब से लेकर (“यतः प्रभृति' का 
सह सम्बन्धी )--तृष्णा ततः प्रभृति मे त्रिगृणत्वमेति 
>>जमर ६८, मन० ९।६८ | 
ततस्त्य (वि०) [ ततस-त्यप ] वहाँ से आने वाला, वहाँ 
से चलने वाला--कि० १।२७ । 


ता 


ल्‍ ( ४१७ ) 


तति (सवं० वि०) (नित्य बहुवचनांत, कतृ ० कम ० तति) 


[तत्‌--डति] इतने अधिक, उदा०---तति पुरुषा 
--आदि,--तिः (स्त्री०--तन्‌--क्तिन | . श्रेणी 
पंक्ति, रेखा--विस्नरब्धं क्रियतां वराहततिभिमं स्ताक्षति 
पल्‍्वले--श० २॥५, बलाहकतती: थशि० ४॥५४, १॥५ 
2. गण, दल, सम ह 3. यज्ञक्ृत्य । 


बम [तन्‌--क्विपू, तुक, प्षो० तत-+त्व] (कभी कभी 
तत्वम्‌' भी लिखा जाता हे) . वास्तविक स्थिति या 


दशा 2. तथ्य,-वय तत्त्वान्वेषान्मघकर हतास्त्वं खल कृती 


>-शै० १।२४ 3, यथाथ्थे या मल प्रकृति---संन्यासस्य ' 


महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम-भग० १८।१, २।२८ 
मन० १।३, ३।९६, ५१४२ 4. मानव आत्मा को वास्त- 
विक प्रकृति या विश्वव्यापी परमात्मा के समन्‌रूप 
विराट सष्टि या भौतिक संसार 5. प्रथम या यथाथ 
सिद्धांत 6. मूलतत्त्व या प्रकृति 7. मन 8. सूर्य 9. वाद्य 
का भेद विशेष, विलंबित 0. एक प्रकार का नृत्य । 
सम ०--अभियोगः असन्दिग्ध दोषारोप या घोषणा 
--अर्थं: सचाई, वास्तविकता, यथार्थता, वास्तविक 
प्रकृति,--ज्ञ,---बिद (वि०) दाशनिक, ब्रह्माज्ञान का 
वेत्ता,--न्यासः विष्णु की तंत्रोक्त पूजा में विहित एक 
अंगन्यास (इसमें शरीर के विभिन्‍न अंगों पर गद्य 
अक्षर या अन्य चिन्ह बनाने के साथ कुछ प्राथनाएँ 
बोली जाती हें) 


तत््वतः (अव्य० ) [ तत्त्व--तस | वस्तुतः. सचमच, ठीक 


ठीक--तत्त्वत एनामपलप्स्य---श० १, मन० ७।१० । 


तत्र (अव्य० ) [तत्‌+त्रलू] 4. उस स्थान पर, वहाँ, सामने 


उस ओर 2. उस अवसर पर, उन परिस्थितियों में, 
तब, उस अवस्था में 3. उसके लिए, इसमें --निरीतय 
यन्मदीया: प्रजास्तत्र हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मवचंसम्‌- -रघु० 
१६३ 4. प्रायः 'तद्‌ के अधि० के रूप के अथ में 
प्रयक्त---मनु० २।११२, ३॥६०, ४१८६, याज्ञ० 
१।२६३, तत्रापि तब भी 'तो भी (यद्यपि का सह 
संबंधी) तन्न तत्र बहुत से स्थानों पर या विभिन्‍न 
विषयों में “यहाँ-वहाँ प्रत्येक स्थान प्र - अध्यक्षान्वि- 
विधान्कुर्यात्‌_तत्र तत्र विपकश्चित:--मन्‌ ० ७।८१। 
सम ०--भवत्‌ (वि०) (स्त्री ०--तो ) श्रीमान, महोदय 


श्रद्धेय, आदरणीय, महानुभाव, (सम्मानपूर्ण उपाधि जो 


नाटकों में उन व्यक्तियों को दो जाती हैं जो वक्‍ता के 
समीप उपस्थित न हों) --पूज्य तत्रभवानत्रभवांशच 
भगवानपि; आदिष्टोउस्मि तत्रभवता काश्यपेत--श ० 
४, तत्रभवान्‌ काश्यप: श० १, आदि,--स्थ (वि०) 
उस स्थान पर खड़ा हुआ या वर्तमान, उस स्थान से 
संबद्ध । 


तत्रत्य (वि०) [ तत्र--त्यप्‌ ] वहाँ उत्पन्न या जन्मा हुआ 


उस स्थान से संबद्ध । 
५३ 


तथा (अव्य०) [ तद्‌ प्रकारे थाल विभक्तित्वात्‌ ] . वसे 


इस प्रकार, उस रीति से--तथा मां वज्चयित्वा--श ० -: 
५, सूतस्तथा करोति--विक्रम० १ 2. और भी, इस 

प्रकार भी, भी--अनागत विधाता च प्रत्यत्पन्नमति 
स्तथा--पंच० १।३१५, रघ० ३।२१ 3. सच, ठीक 
इसी प्रकार, सचम्‌च वसा ही--यदात्थ राजन्यकुमार 
तत्तथा--रघु० ३।४८, मन॒० १।४२ 4. (अनुरोध के 
रूप में) एंसा निश्चित जसा कि ('यथा' को पहले रख 
कर) दे० यथा (“यथा के सहसंबंधी के रूप में “तथा 
के कुछ अर्थों के लिए यथा" के नी० दे०) तथापि 
(प्राय: यद्यपि” का सहसंबंधी ) 'तो भी 'तब भी फिर 
भी 'तिस पर भी--प्रथितं दुष्यन्तस्य चरित॑ तथा- 
पीद॑ न लक्षयं--श० ५, + वरं महत्याप्रियते पिपासया 
तथापि नान्यस्य करोत्यपासनाम--चात० २॥।६, वपु 
प्रकर्षादजयदगरु रघस्तथापि नीचेविनयाददर्यत--रघु० 
३।२४, ६२, तथेति 'सहमति' “प्रतिज्ञा को प्रकट 
करता है,-तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदन 
प्रतस्थे--कु० ३२२, रघु० १॥९२, ३।६७, तथेति 
निष्क्रान्तः (नाटकों में) तथव “उसी प्रकार' 'ठीक उसी 
भाँति तथब च उसी ढंग से तथात्र और इसी 
प्रकार', “इसी ढंग से', 'इसी प्रकार कहा गया हे 


-कि तथाहि इसी लिए' 'उदाहरणाथ्थ, इसी कारण 


( यह कहा गया हूँ कि )-तं वेधा विदधे नूनं 
महाभूतसमाधिना, तथाहि सब तस्यासन्‌ परा्थकफला 
गणा:--रघ० १॥२९, श० १।३१ । सम०-हकत 
(वि०) इस प्रकार किया गया,--गत (वि०) . एसी 
स्थिति या दशा में होने वाला--तथागतायां परिहास- 
प्वम्‌-रघृ० ६१८२ 2. इस गण का, (त:) ॥. ब॒द्ध 
--काले भित॑ं वाक्यमदकपर्यं तथागतस्येव जन: सुचेता 
“शि० २०८१ 2. जिन, -गृुण (वि०) . ऐसे गुणों 
से यक्त या संपन्‍न 2. एसी अवस्था को प्राप्त, ऐसी 
अवस्था में---तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदर्सि पाञऊचालतन- 
याम्‌--वेणी ० १।११,--राजः ब॒द्ध का विशेषण,---रूप, 
-“रूपिन (वि०) इस आकार प्रकार का, इस प्रकार 
दिखाई देने वाला,--विध (वि०) इस प्रकार का, ऐसे 
गुणों का, इस स्वभाव का--तथाविघस्तावदशेषमस्तु 
सः--कु० ५॥८२, रघृ० ३।४,--विधम (अव्य० ) 
. ( प्रकार, इस रीति से 2. इसी भांति, समान 
रूप से 


तथाल्बम्‌ [ तथा+त्व ] 4. ऐसी अवस्था, एसा होना 


2. वस्तु स्थिति या मूल बात, सचाई । 


तथ्य (वि०) [ तथा--यत्‌ ] यथार्थ, वास्तविक, असली 


-प्रियमपि तथ्यमाह प्रियंवदा--श० १,--श्यम्‌ सचाई, 
वास्तविकता,--सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन--क्ु ० 
२।६ ३, मनु ० ८।२७४ । 


तद (सव० वि० 


( ४१८ ) 


| 

[ कतृ० ए० व०-सः (पुं०), सा 
(स्त्री०)), तत्‌ (नपुं०)] . वह, अविद्यमान वस्तु का 
उल्लेख (तदिति परोक्षे विजानीयात) 2. वह (प्राय 
यद का सहसम्बन्धी )--यस्य बुद्धिबल तस्य--पंच ० 
१ 3. वह अर्थात्‌ प्र्यात--सा रम्या नगरी महान्स 
नपतति: सामन्तचक्रं च तत्‌ू--भतं ० ३।३७, कु० ५।७१ 
4. वह (किसी देखे हुए या अनभता्थ का उल्लेख) 
उत्कम्पनी भयपरिस्खलितांशकांन्ता ते लोचन प्रतिदिशं 
विधरे क्षिपन्ती--काव्य ० ७, भामि० २।५ 5. वही 
समरूप, वह, विल्कुल वही, (प्रायः 'एव' के साथ ) 
->-तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम --भतृ ० २।४० 

कभी कभी तद के रूप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
के सवनामों के साथ प्रयक्त हीते हैँ, साथ ही बल 


देते के लिए निदेशक तथा सम्बन्धबोघक सवंनामों के 
साथ भी (इसका अनुवाद प्राय: 'इसलिए' 'तो' करते 
हैं ) +सोहमिज्याविशुद्धात्मा--रघ ० १।६८, (मैं वही 
व्यक्ति, अतः में, में अमुक व्यक्ति), स ॒त्वं निवततंस्व 
विहाय लज्जाम २।४०, “अतः: तुम्हें वापिस आ जाना 
चाहिए 
अर्थ होता है “कई' 'भिन्न २/--तेष तेष स्थानेषु--का ० 
३६९, भग० ७।२०, मा० १।३६, -तैेन-तद का 
करण ० रूप, क्रिया विशषण केवल के साथ इसलिए 
इस कारण इस विषय में इसी कारण अर्थों को 
प्रकट करता हँ,-तेन हि यदि ऐसा हूँ तो फिर 
(अव्य०) . वहाँ, उधर 2. तब, उस अवस्था में, 
उस समय 3. इसी कारण, इसीलिए, फलस्वरूप-तदेहि 
विमदेक्षमां भमिमवतराव:--उत्तर ० ५, मेघ० ७।११० 
रघ० ३।४६ 4. तब (“यदि का सहसम्बन्धी ) तथापि 
>-यदि महत्कुत्हलं तत्कथयामि -का० १३६, भग० 
१।४५। सम०--अनन्तरम्‌ (अव्य०) उसके पश्चात 
तुरन्त, तो फिर,--अन्‌ (अव्य०) उसके परचात, बाद 


-सन्देशं में तदन जलूद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌--मेघ ० 


१३, रघ० १६।८७, मा० ९।२६,--अन्त (वि०) 
उसी म नष्ट होने वाला, इस प्रकार समाप्त होन॑ 
वाला--अथे,---अर्थीय (वि०) 4. उसके निमित्त 
अभिप्रेत 2. उस अंथ से यक्‍त, -अहं (वि०) उस 
योग्यता से यक्‍्त,--अवधि (अव्य० ) . वहाँ तक, उस 
समय तक, तब तक-- तदवधि कुशली पुराणशास्त्रस्मति 
शतचारुविचारजोी विवेक:--भामि० २।१४ 2. उस 
समय से लेकर, तब से--श्वासो दीघंस्तदवधि मरते 
पाण्डिमा-भामि० २।६९,--एकचित्त (वि०) उस पर 
ही मन को स्थिर करने वाला,--कालः विद्यमान क्षण 
वर्तमान समय, धी (वि०) समाहित, प्रत्यत्पन्नमति 
--कॉलम्‌ (अव्य०) अधिलम्ब, तुरन्त, - क्षण: 4. इस 
क्षण, फ़िलहाल 2. विद्यमान या वतेमान समय--रघु० 


जब तद' की आवत्ति की जाय तो इसका 


अन्न जन +ब-नन (कर 


आला ला वर ८ ता. हत्या... दा <ता. हाललाहात। हक. न्‍न्‍मो्नजीड.- |... ०० मीन नागा. जय 


के कमा छा का ८-६ डर ---प पतन. तय दम». पथ पथ. दर --पाााभन "डा जाम - कक - "डा - पथ पु बथााआ “7 ->77--_्र- पा का पा एम 4: डर 82/००००-- जम हर. "गगगगग हु ००-०२ मा छा न न आओ आम 55 दब बा 5 मा ला विज आय ७ आन गाज आय, परमममणूूण> पा मरममाूमूथ अ्रााामूहा बा था. हु | कुछ का काम मां 


१।५१,--क्षणम, - क्षणात्‌ (अव्य० ) तुरन्त, प्रत्यक्षत:, 
फौरन--रघु० ३।१४, शि० ९५, याज्ञ० २।१४ 
अमरु ८३,-- क्रिया (वि०) बिना मज़दूरी के काम 
करने वाला,--गत (वि०) उस ओर गया हुआ या 
निदेशित, तुला हुआ, उसका भक्त, तत्सम्बन्धी,--गण 
एक अलंकार(अल्ल ० )--स्वमुत्सुज्य गण योगादत्यज्ज्वल 
गृणस्य यत्‌, वस्तु तद्गणतामेति भण्यते स तु तद्गण: 
-+काव्य० १०, दे० चन्द्रा० ५११४१,--ज (थवि०) 
व्यवधानशुन्य, तात्कालिक,--ज्ञः जानने वाला, प्रतिभा- 
शाली, बद्धिमानू, दाशंनिक,--ततोय (वि०) उसी 
कार्य. को तीसरी बार करने वाला,--धन (थवि०) 
कंजूस, दरिद्र-पर ( वि० ) . उसका अनूसरण 
करने वाला, पशचवर्ती, घटिया 2. उसी को सर्वोत्तम 
पदार्थ मानने वाला, बिल्कुल तुला हुआ, नितानन्‍्त 
संलग्न, उत्सुकतापूर्वक व्यस्त (प्रायः समास में प्रयोग ) 
>सम्राट समाराघनतत्परो5भृत्‌ - रघ० २।॥५, १।६९६, 
मेघ० १०, याज्ञ ० १(८३, मन० ३।२६९२,--१रायण 
(वि० ) पूर्णतः संठगन या आसक्त,--पुरुषः 4. मूल 
पुरुष, परमात्मा 2. एक समास का नाम जिसमे प्रथम 


पद प्रधानहोता है, या जिसका उत्तरपद पू्वेपद द्वारा 


परिभाषित या विशिष्ट कर दिया जाता हूँ, शब्द की 
मल भावना भी स्थिर रहती हँं--यथा, तत्पुरुष:, 
तत्पुरुष कमंघारय येनाहूं स्यां बहुत्नीहिः-उज्भूट,-पुव 
(वि०) पहली बार घटने वाला, या होने वाला 
--अकारि तत्पू्वेनिबदद्धया तया--कु० ५११०, ७।३०, 
रघ० २।४२, १४।३८ 2. पूर्व का, पहला,--प्रथम 
(वि०) पहली बार ही उस काय॑ को करने वाला 
“बल: एक प्रकार का बाण,--भाव: उसके अनरूप 
-सात्रम . केवल वह, सिफ़ मामूली, अत्यन्त तुच्छ 
मात्रा यकत 2. (दशन०) सूक्ष्म तथा मूलतत्त्व (उदा० 
शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गन्ध ),--वाचक (वि०) 
उसी को संकेतित या प्रकट करने वाला,--विद्‌ (वि०) 
. उसको जानने वाला 2. सचाई को जानने वाला, 
>-विध (वि०) उस प्रकार का, --रघृ० २।२२, कु० 
५।७२३, मन॒० २।११२,-- हित (वि०) उसके लिए 
अच्छा, (त:) एक प्रत्यय जो प्रातिपदिक शब्दों के 
आगे व्यत्पन्न शब्द बनाने के लिए लगाया जाता है । 


तदा (अव्य०) [ तस्मिन्‌ काले तद्‌ू--दा | . तब, उस 


समय 2. फिर, उस मामले में (यदा' का सहसंबंधी) 
भग० २।५२, ५३, मेघ० १।५२, ५४-५६, यदा यदा 
--तंदा तदा जब कभी तदा प्रभति तब से, उस समय 
से लेकर---कु० १॥५३। सम०--स्ख (वि०) आर- 
ब्ध, उपक्रांत या शुरू किया हुआ, (खम) आरम्भ । 


! तदात्वम | तदा-+त्व | मौजदा समय, वर्तमान काल | 


। तदान 


(अव्य०) [ तद--दानीम्‌ ] तब, उस समय । 


( ४१९ ) 


4. (घनष का) तानना-घनृवितत्य. किरतोः शरान्‌ 
--उत्तर० ६।१, भट्टि० ३।४७ 5. उत्पन्न करना, 
पंदा करना, सुजन करना, देना, प्रदान करना 6.. (ग्रंथ 
का) रचना या लिखना--विराटपवंप्रद्योती भावदीपो 
वितन्यते 7. करना, अनुष्ठात करना (यज्ञादिक या 
किसी संस्कार का) कु० २४६ 8. दिखावा करना 
प्रस्तुत करना, सम्‌--,चाल करना, 7 (भ्वा० पर० 


तदानीन्तन (वि०) [ तदानीम्‌+ट्यूल, तुट ] उस समय से 
संबंध रखने वाला, उस समय का समकालीन,--एबो- 
इस्मि कायवशादायोध्यिकस्तदानीन्तनश्व संवृत्त:--- 
उत्तर७० १ ॥। 

तदीय (वि०) [तद्‌--छ] उससे संबंध रखने वाला, उसका, 
उसकी, उनके, उनकी-रघ० १॥८१, २२८, ३।८, २५ । 


तद्त (वि०) [ तद-+-मत॒प्‌ |] उससे यक्‍त, उसको रखने 


वाला, जैसा कि 'तद्वानपोह: में--काव्य ० २, (अव्य० ) 
व. उसके समान, उस रोति से 2. समान रूप से, समान 
रोति से, इसलिए साथ ही । 


तन । (तना० उम०-->तनोति, तनुते, तत--क० वा० 


“तन्‍्यते, तायते, सनन्‍नन्‍त-तितंसति, तितांस ति, तितनि- 
षति) . फलाना, विस्तार करना, लंबा करना, तानना 
>“-बाह्रोः सकरयोस्ततयो:--अमर० <. फलाना 
बिछाना, पसारना -भटद्ठि० २३०, १०॥३२, १५।॥९१ 
3. ढकना, भरना--स तमीं तमोभिरभिगम्य तताम्‌ 
--शि० ९।२३, कि० ५१।११ 4 उत्पन्न करना, पदा 
करना, रूप देना, देना, भेंट देना, प्रदान करना, त्वयि 
विमखे मयि सपदि सुधातिधिरपि तन॒ते तनृदाहम्‌ 
>-गीोत० ४, पितुमंद तेन ततान सोअ्भेक:--रघु० 
२।२५, ७।७, यो दुर्जन वशयितुं तनृते मनीषां--भामि० 
१।९५, १० 5. अनुष्ठान करना, पूरा करना, संपन्‍न 
करना--( यज्ञादिक ) --इति क्षितीशो नर्वात नवाधिकां 
महाऋ्रतूनां महनीयशासन:, समारुरुक्षुदिवमायष: क्षये 
ततान सोपान परंपरामिव--रघ० ३॥।६९, मन॒० 
४२०५ 6. रचना, करना, ([भग्रन्थादिक) लिखना 
यथा--नाम्नां मालां तनोम्यहूं, या--तनुते टीकाम्‌ 
7. फंलाना, झकाना (घनष भादि का) 8. कातना 
बनना 9. प्रचार करना, - प्रचारित होना 0 चाल 
रहना, टिका रहना। सम ०---अव--,. ढकना, फैलाना 
2. उतरना आ--,विस्तृत करना, बिछाना, ढकना, 
ऊपर फंलाना--कि ० १६।१५ 2. फलाना, पसारना 
3. उत्पन्न करना, पंदा करना, सजन करना, बनाना 
--कि० ६।१८ 4. (घनष या धनष की डोरी ) तानना 
--मौर्वी धनि चातता--रघ्‌ृ० १।१९, ११।४५, 
उद--,फलाना प्र--,. फैलाना, पसारना-- ख्यातस्त्वं 
विभवयशांसि कवयो दिक्ष प्रतन्‍्दान्‍्ति नः:--भते ० ३॥२४ 
2. ढकना 3. उत्पन्न करना, पंदा करना, सजन करना 
दिखावा करना, प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना --तदू री- 
कृत्य क़तिभिवाचिस्पत्यं प्रतायते--शि० २॥३० 5. अन- 
प्ठान करना (यज्ञादिक का ), वि-,!. फलाना, बिछाना 
-- स्फ्रितविततजिह्द:--मच्छ० ९॥१२ 2. ढकना 
भरना --प्रस्वेदबिन्दुविततं बदन प्रियाया: चौर० ९, 
यो वितत्य स्थित: खम--मेघ ० ५८ 3. रूप देना, बनाना 
श्रेणी बन्धाद्वितन्वस्धि र॒स्तम्भां तोरणस्रजम-रघ० १।४१ 


तनु (वि०) (स्त्री० -नु, 


--च्रा० उभ०--तनति, तानयति--ते) . भरोसा 
करना, विश्वास करना, विश्वास रखना 2. सहायता 
करना, हाथ बंटाना, मदद करना 3. पीडित करना 
रोगग्रस्त करना 4. हानिशन्‍न्य होना । 


तनय: [ तनोति विस्तारयति कुलम--तन्‌ +-कयन्‌ | . पृत्र 


2. सन्‍्तान--लड़का या पुत्री; गिरि), कलिग” आदि । 


तनिमन्‌ (पृ०) [ तनु+-इमनिच्‌ |] पतलापन, सुकुमारता, 


सफक्ष्मता । 

) ( तन्‌-+उ | 4. पतला 
दुबला, कृंश 2. सुकुमार, नाजक, मद (अज्भादिक 
सोन्दय के चिह्नस्वरूप--रघु० ६।३२, तु० तन्वड़्ी 
3. बढ़िया, कोमल (वस्त्रादिक) ऋतु ० १।॥७ 4. छोटा 
थोड़ा, नन्‍हा, कम, कुछ, सीमित--तनवाग्विभवो5पि 
सन्‌--रघ० १।९, २।२, तन॒त्यागो बहुग्रह: -हि० 
२।९१, थोड़ा देने वाला 5. तुच्छ, महत्त्वहीन, छोटा 


. +अमरू २७ 6. (नदी को भांति) उथला हुआ, 


(स्त्री०) . शरीर, व्यक्ति 2. (बाहरी) रूप, प्रकटी- 
करण-प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनभि रवतु वस्ताभिरष्टा- 
भिरीश:--श० १।१, मालवि० १।१, मेघ० १९ 
3. प्रकृति, किसी वस्तु का रूप और चरित्र 4. खाल । 
सम०--अड्ूः (वि०) सुकुमार अज्ग़ वाला, कोमलांगी 
(-गी) कोमलाद्रिनी स्त्री,-कृपः रोमकूप,-छदः कवच, 
रघ्‌० ९॥५१, १२।८६,--जः पुत्र,--जा पुत्री,-- त्यज 
(वि० ) 4. अपने जीवन को जोखिम में डालने वाला 
2. अपने व्यक्तित्व को छोड़ने वाला, मरने वाला, 
->-त्याग (वि०) थोड़ा व्यय करने वाला, बचा देने 
वाला, दरिद्र,---त्रम, --त्राणम्‌ कवच,-भवः पुत्र (वा) 
पुत्री-- भस्त्रा-ताक--भृत्‌ (पूं०) शरीरघारी जीव 
जीवघारी जन्तु, विशेष कर मनष्य--कल्पं स्थितं तन- 
भतां तनुभिस्तत: किम्‌ --भत्‌० ३।७२,-सध्य (घि० ) 
पतली कमर, कमर वाला,-रसः पसीना,--रुहू ,--रूम 
शरीर का बाल,-वारम कवच,-शअ्रणः फुन्सी,-सब्न्चा 
रिणी छोटी स्त्री, या दस वर्ष का लड़का,--सर 
पसीना,--छुदः ग॒दा, मलद्वार । 


तनल (वि०) [तन्‌+डलच | फलाया हुआ, विस्तारित । 
तनस (नपुं०) [तन्‌+उसि | शरोर । 
तन (स्त्री०) [तन्‌ू+ऊ] शरीर। सम०--उद्धवः--जः 


पुत्र--उजड्ूबा--जा पुत्री,--- नपस्‌ घी,--नपात्‌ (पुं० ) 


( ४२० ) 


आग--सतननपाद् मवितानमाधिज:--शि ० १।६२, अघ:- 
कृतस्यापि तननपातो नाथ: शिखा याति कदाचिदेव 
>छहि० २।६७,--सहम्‌ . शर॒ पर उगे हुए बाल 
(पुं० भी) 2. पक्षी के पंख, बाजू (हुः) पुत्र । 

तन्ति: (स्त्री०) | तन-+क्तिच्‌ | . रस्सी, डोर, सूत्र 
2, पंक्ति, श्रेणी । सम ०--पालः 4. गोरक्षक 2. विराट 
के घर रहते समय का सहदेव का नाम । 


तन्तुः [तन-+- तुन्‌ | . धागा, रस्सी, तार, डोर, सूत्र-चिन्ता 
सन्ततितन्‍्तु-- मा० ५११०, भेघ० ७० 2. मकडी का 
जाला--रघु० १६।२० 3. रेशा--बिसतनन्‍्तुगणस्य 
कारितम्‌--कु० ४॥२९, 4. सन्‍्तान, बच्चा, सन्‍्तति 
5. भगरमच्छ 6. परमात्मा । सम०--काष्ठम जलाहों 
का एक औज़्ार जिससे ताना साफ़ किया जाता ह 
--कीटः रेशम का कीड़ा,--नाग: बड़ा मगरमच्छ, 
-जनिर्यासः ताड का वृक्ष,- नाभः मकड़ी,-भः . सरसों 
2. बछड़ा,--वाद्यम एसा बाजा जिसमें तार कसे हुए 
हों,--वानम्‌ बनना,--वापः . जलाहा 2. करघा 
3. बुनाई,---निग्रहा केले का वक्ष,--ज्ञाला ज॒लाहे का 
कारखाना,-- सन्‍्तत (वि०) बना हुआ, सिला हुआ 
- सारः सुपारी का पेड़ । 

तन्तुकः | तन्‍्तु+कन्‌ ] सरसों के दाने । 

तन्तुन:,-णः [तन्‌--तुनन्‌, पक्षे नि० णत्वम्‌| घड़ियाल । 

तन्तुरम्‌,-लम्‌ [| तन्तु--- र, लचू वा |] मृणाल, कमल की 
नाल । 

तन्त्र्‌ (चुरा० उभ० --तन्त्रयति-ते, तन्तित) 4. हकमत 
करना, नियन्त्रण रखना, प्रशासन करना--प्रजा: प्रजा: 
सवा इव तन्त्रथित्ता--श० ५५ 2. (आ०) पालन- 
पोषण करना, निर्वाह करना 


तन्‍त्रम्‌ [तन्त्र+अच्‌ | . करघा 2. धागा 3. ताना 4. वंशज 
5. अविच्छिन्न वंश परम्परा 6. कर्मंकाण्ड पद्धति, रूप- 
रेखा, संस्कार--कमंणां यगपद्धावस्तन्त्रम--कात्या ० 
7. मसख्य विषय 8. मख्य सिद्धान्त, नियम, वाद, शास्त्र 
->जितमनसिजतन्त्रविचारम-गीत ० २ 9. पराघीनता, 
पराश्रयता--जसा कि 'स्वतन्त्र' 'परतन्त्र ; देवतनत्र 
दुःखम--दश ० ५ ॥0. वेज्ञानिक कृति . अध्याय 
अनभाग (किसी ग्रन्यादिक के ) --तन्त्र: फ्ज्वभिरेतल्च- 
कार शास्त्रम १ 2. तन्त्र-संहिता (जिसम 
देवताओं की पूजा के' लिए अथवा अतिमानव शक्ति 
प्राप्त करने के लिए जादू-टोना या मन्त्रतन्त्र का वर्णन 
है) 43. एक से अधिक कार्यों का कारण 4. जादू- 
टोना 5. मुख्योपचार, गण्डा, ताबीज़ 6. दवाई, 
औषधि व7. कसम, शपथ ॥8. वेशभूषा, 9. कार्य 
करने की सही रीति 20. राजकीय परिजन, अनचर- 
वर्ग, भत्यवर्ग 2. राज्य, देश, प्रभता 22. सरकार, 


हकमत, प्रशासनल्लोकतन्त्राधिकारुब्शठ ५ 23. सेना | 


24. ढेर, जमाव 25. घर 26. सजावट 27. दोलत 
26. प्रसक्षता। सम०--काष्ठम्‌ 5उतन्तुकाष्ठ - बाप, 
जापम्‌ व. बुनाई 2. करघा,--वापः ॥. मकडी 
2. जलाहा । 

तन्त्रक: [तन्त्र|-कन्‌ | नई वेशभषा (कोरा कपड़ा ) । 


तन्त्रणम॒ [ तन्त्र-- ल्युट | शान्ति बनाय॑ रखना, अनुशासन, 
व्यवस्था, प्रशासन रखना । 

तन्त्रि,--त्री (स्त्री० ) [ तन्त्र+इ, तन्त्रि-झछीष |. डोरी 
रस्सी--मन ० ४॥३८ 2. घनष को डोरी 3. वीणा का 
तार-- तन्त्रीमार्दों नयनसलिल: सारयित्वा कथंचित्‌ 
>-मेंघ० ८६ 4. स्नाय तांत 5. पंछ । 

तन्द्रा | तन्द्र+घञा +टाप ] . आलस्य, थकावट, थकान 
क्लांति 2. ऊंघ, शेथिल्य--तन्द्रालस्यविवजेनम्‌--याज्ञ ० 
३।१५८, महावी० ७।४२, हि० १३४ | 

तन्द्राल (वि०) [ तन्द्रा-- आलच्‌ ] . थका हुआ, परि- 
श्रांत 2. निद्राल, आलसी । 

तन्द्रि,--द्री (स्त्री०) [ तंन्द्‌--क्रिन, तन्द्रि--छीष्‌ | निद्रा- 
लता, ऊघ । 

तन्‍्मय (वि०) (स्त्री०--यी) [ तत्‌--मयद्‌ | 4. उसका 

बना हुआ 2. तल्‍लीन--मा० १।४१, श० ६।२१ 
>. तद्रप, तद॑करूप । 

तन्‍वी | तन+डीपष | स॒ुकुमार या कोमलछांगी स्त्री --इयम- 
धिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍न्वी--श० १।२०, तव तन्वि 
कुचावेतौ नियत॑ं चक्रवर्तिानौ-उद्धूट । 

तप्‌ (म्वा० पर० (आए० बविरल) तपति, तप्त) (अक० 
प्रयोग) (क) चमकना, (आग या सूर्य की भांति) 
प्रज्वलित होना-- तमस्तपति घर्मांशों कथमाविभविष्यति 
>-श० ५।१४, रघ० ५।९१३, उत्तर० ६।९१४, भग० 
९१९ (ख) गम होना, उष्ण होना, गर्मी फंलना 
(ग) पीडा सहन करना - तपति न सा किसलयशय- 
तेन--गीत० ७ (घ) दरीर को कृश करना, तपस्या 
करना--अगणिततनताप॑ तप्त्वा तपांसि भगीरथ 
--उत्तर० ११२३ 2. (सक० प्रयोग) (क) गर्म करना 
उष्ण करना, तपाना--भट्ठगि" ९॥२ भग० ११११९ 
(ख) जलाना, दग्ध करना, जला कर समाप्त कर देना 
>-तपति तनगात्रि मदनस्त्वामनिश्ं मां पुनर्दहत्येव-- 
श० ३।१७, अद्भध॑ रनज्भतप्तः--शाए; (ग) चोट पहुंचाना, 
नुकसान पहुँचाना, खराब करना--यास्यन्सुतस्तप्यति 
मां समन्यू--भट्टि ० १२३, मनु० ७४६ (घ) पीडा 
देना, दुःख देना---कमंवा ०--तप्यते, (कुछ लोग इसे 
दिवा० की धातु मानते हेँ ) . गम किया जाना, पोडा 
सहन करना 2. घोर तपस्या करना, (प्राय: तपस के 
साथ )--प्रेर ०--तापयति--ते, तापित, 4. गर्म करना, 
तापना; गगन तापितपायितासिलक्ष्मी--शि० २०७५, 
न हि तापयितु्‌ शक्‍यं सागराम्भस्तृणोल्कया-हि० १८६, 


( ४२१ ) 


2. यत्रणा देना, पीडित करना, सताना--भशं तापित 
कन्दपण--गीत ० ११, भद्धि० ८४१३, अन,----. पदचा- 
त्ताप करना, अफसोस करना, खिन्‍न होना 2. पछताना 
उद्‌,---. तापना, गर्म करना, झलसाना, (सोना 
आदि) पिघलाना (जिस समय अक० के रूप में 'चम- 
कना. अथ प्रकट करने के लिए यह धातु प्रयक्त की 
जाती है, या जब इसका कर्म स्वयं शरीर का ही कोई 
अंग होता हे, तो उस समय “आत्मनेपद' में प्रयक्‍्त 
होती है ) --उत्तयति सुवर्ण सुवर्णका र:---महा ०, परन्तु 
उत्तपमान आतप:-भट्ठटि ० ८१, शि० २०।४०, उत्तपते- 
पाणी--महा ० 2. खा पी जाना, यन्त्रणा देना, पीडित 
करना, तपाना--शि० ९।६७, उव--,. गर्म करना, 
तपाना 2. पीडित करना, दुःख देना--शि० ९६५, 
निसू,---. गम करना 2. पवित्र करना 3. परिष्कार 
करना, परि--,. गर्म करना, जलाना, नष्ट करना 
2. प्रज्वलित करना, आग लगाना पश्चात, --पछताना 
खंद प्रकट करना, बि--,. चमकना (उद्पूवेक 
को भांति आत्म ० )-- रविवितपतेउत्यर्थ--भत ० ८।१४ 
2. तपाना, गर्म करना, सम्‌--,. गर्म करना, तपाना 
“सनन्‍्तप्तवामीकर--भटद्ठि ० ३।३, सन्तप्तायसि संस्थि- 
तस्य पयसो नामापि न ज्ञायते--भतं ० २।६७ 2. दुःखी 
होना, पीड़ा सहन करना, खिन्न होना--संतप्तानां 
त्वमसि शरणम्‌-मेघ० ७, 'दुखियों का--दिवापि 
मयि निष्क्रान्ते संतप्येते गुरू मम--महा०, भत्तें० २। 
८७ 3. पछताना । 


तप (वि०) [तप्‌-|-अच ] त. जलाने वाला, तपाने वाला 
तथा कर समाप्त करने वाला 2. पीडाकर, कष्टकर, 
दुःख,द--पः 4. गर्मी, आग, आँच 2 सूर्य 3. ग्रीष्म 
ऋतु -शि० १।६६ 4. तपस्या, धामिक कड़ी 
साधना। सम०--अत्ययः,--अन्तः ग्रीष्म ऋतु का 
अन्त और वर्षा ऋतु का आरम्भ--रविपीतजला 
तपात्यय पुनरोधन हि यज्यते नदो--कु० ४।४४ 
२३ । 

तपतो [तप्‌+-शत्‌ +-डछीप] ताप्ती नदी 

तपनः [तप्‌ --ल्युट्‌] 4. सू--प्रतापात्तपनों यथा --रघु० 
४१२, ललाटन्तपस्तपति तपन:--उत्तर० ६, मा० १ 
2. ग्रीष्मऋतु 3. सूयकान्तमणि 4. एक नरक का नाम 
5. शिव का विशेषण 6. मदार का पौधा । सम० 
--आत्मजः,--तनयः: यम, कर्ण. और सुग्रीव का 
विशेषण,-- आत्मजा,---तनया, यमना और गोदावरी 
का विशषण,---इष्टम ताँबा, - उपल:--मणिः सूयकान्त 
मणि,---छदः सूयमुखी फूल । 

तपनी [तपन-+-डीप। गोदावरी नदी या ताप्ती नदी । 

तपनीयम्‌ [ तप्‌ू--अनीयर्‌ ] सोना, विशेषतः वह जो आग 
में तपाया जा चका ह--तपनीयाशोक:---मालूवि० ३, 


तपनीयोपानद्युगलमायें: प्रसादीकरोतु-- महावी० ४, 
असंस्पृशन्ती तपनीयपीठम्‌---रघु० १८।४१ । 

तपस्‌ (नपुं०) [तप्‌-- असुन्‌ ] . ताप, गर्मी, आग 2. पीडा 
कृष्ट 3. तपदचर्या, धामिक, कड़ी साधना, आत्म- 
नियन्त्रण--तप:ः किलेदं तदवाप्तिसाधनम्‌-कु० ५।६४ 
4. आत्मदमन, और आत्मोत्सगें के अभ्यास से सम्बद्ध 
ध्यान 5. नैतिक गण, खबी 6. किसी विशेष वर्ण का 
विशेष कतंव्यपालन 7. सात लोकों में से एक लोक 
अथांत्‌ 'जन-लोक के ऊपर का लोक (-पृं०) माघ 
का महीना-तपसि मन्दगभस्तिरभीषमान-शि ० ६।६३, 
(पृ०, नपु०) . शिशिर ऋतु 2. हेमनत 3. ग्रीष्म 
ऋतु । सम०--अनुभावः घामिक तपश्चर्या का प्रभाव, 
--अवठः ब्रह्मावतं देश,-- क्लेशः धामिक कड़ी साधना 
का कष्ट,--चरणम्‌,--चर्या कठोर साधना,--तक्षः 
इन्द्र का विशेषण,--धनः साधना का धनी तपस्वी, 
भकक्‍त--रम्यास्तपोधनानां क्रिया:--श० १।॥१३, शम- 
प्रधानेष्‌ तपोघनेषु---२।६, ४॥१, शि० १।२३, रघु० 
१४।१९ मनु ० ११।२४२,--निधिः धर्मंप्राण व्यक्ति, 
संन्‍्यासी-रघु ० १।५६,-प्रभाव:ः,-बलम कड़ी साधनाओं 
के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति, तप द्वारा प्राप्त सामथ्य 
या अमोघता,--राक्षिः संन्य|सी,--- लोक: जनलोक के 
ऊपर का लोक,--बनम्‌ तपोभूमि, पवित्र बन जहाँ 
संन्यासी कठोर साधना म लिप्त हो -क्ृतं त्वयोपवनं 
तपोवनमि ति प्रेक्षे--श० १, रघृ० १॥९०, २।१८, ३।८ 
>-वंद्ध (वि०) जो बहुत तप कर च॒का हो,-- विशेष 
भक्ति की श्रेष्ठता, धम सम्बन्धी अत्यन्त कठोर 
साधन!,--स्थली . धामिक कठोर साधना की भूमि 
2. बनारस । 

तपस: [तप्‌-|-असच्‌ | . सूय 2. चन्द्रमा 3. पक्षी । 


तपस्यः [तपस-|-यत्‌ ] 4. फाल्गन का महीना 2. अर्जन का 
विशेषण,--स्या धामिक कड़ी साधना, तपरचरण । 

तपस्यति (ना० धा० पर०) तपस्या करना--सुरासुरगरु 
सो5त्र सपत्नीकस्तपस्यति---श० ७॥९, १२, रघु० 
१२।४१, १५।४९, भट्टि० १८।२१। 

तपस्विन्‌ (वि०) [तपस्‌-- विनि] . तपस्वी, भक्तिनिष्ठ 
2. गरोब,, दयनीय, असहाय, दीन--सा तपस्विनी 
निवृता भकतु--श० ४, मा० ३े, न० १।१३५, (पुं०) 
संन्यासी-- तपस्विसामान्यमवेक्षणीय[-रघ्‌ृ०» १४।६७ । 
सम०--पत्रम सूयमखी फल 

तप्त (भू० क० क्ृ०) [ तप्‌--क्त ] . गर्म किया हुआ, 
जला हुआ 2. रक्‍तोष्ण, गरम 3. पिघला हुआ, गला 
हुआ 4. दुःखी, पीड़ित, कष्टग्रस्त 5. (तप का ) किया 
गया अनुष्ठान । सम०--काओञ्चयनसम्‌ आग में तथाया 
हुआ सोना,--#च्छम एक प्रकार की कंठोरसाधना, 
--रूपकम्‌ साफ़ की हुई चाँदी । 


( ४२२ ) 


तम्‌ (दिवा० पर०---ताम्यति, तानन्‍्त ) . दम घुटना, रुद्ध- 
इवास हीना 2. परिश्रांत होना, थक जाना--छरलित- 
 शिरीषपुष्पहननरपि ताम्यति यतू-मा० ५३१ 3. (मन 
या शरीर से ) दुःखी होना, बंचेन या पीडित होना 
पीड़ा देना, बबदि करना--प्रविशति मुहुः कुज्जं 
गुञ्जन्मुहुबंहु ताम्यति-गीत० ५, गाढोत्कण्ठा ललित- 
ललितरजड्भकस्ताम्यतीति---मा० १।१५, ९॥३ ३, अमर 
उद्‌-+ उतावलहा होना--हृदय किमेवम त्ताम्यसि 
रा० १॥ ॥ 
तसम्‌ [तम्‌--घ] . अन्धकार 2. पर की नोक,-मः !. राहु 
का विशेषण 2. तमाल वक्ष । 


तसस्‌ (नपुं० ) [तम्‌ --असुन्‌] अन्धकार---कि वा5भविष्य- 
दरुणस्तमसां विभेत्ता त॑ चेत्सहत्नकिरणो घरि नाक- 
रिष्यत्‌-श० ७।४, विक्रम० १।७, मेघ० ३२७ 2. नरक 
का अन्धचयका र --मन्‌ ० ४ै|२४२ 3. मानसिक अन्धेरा, 
भ्रम, अ्रांति-मनिसुताप्रणयस्मतिरोधिना मम च 
मुक्तसिदं तमसा मनः--श० ६।६ 4. (सां० द० मं) 
अन्धकार या अज्ञान, प्रकृति के संघटक ३ गृणों म॑ से 
एक (दूसरे दो हँ--सत्त्व, रजस्‌ )--कु० ६।६१, मनु० 
१२।२४ 5. रंज, शोक 6. पाप ( पुं० नपुं० ) राहु 
का विशेषण। सम०-अपह (वि०) अज्ञान या 
अन्धकार को दूर करने वाला, ज्ञान देने वाला 
प्रकाशित करने वाछा--कि० ५२२, (ह:) [. सूर्य 
2. चन्द्रमा 3. आग,- काण्ड,--डम घोर अन्धकार 
--गुण: दे० 'तमस' ऊपर (४ ),--घ्नः  सूय 2. चाँद 
3. आग 4. विष्ण 5. शिव 6. ज्ञान 7. बद्धदेव 
--ज्योतिस (पृं०) जुगन्‌,-- ततिः व्यापक अन्धकार 
-जजुद (पृं०) 4. उज्ज्वल शरीर 2. सूर्य 3. चाँद 
4. आग 5. लम्प, प्रकाश,--नुदः . सूर्य 2. चन्द्रमा 
--भिद,-मणिः जगन ,-विकार: रोग, बीमारी --हन, 
हर (वि०) अन्धकार को दूर करने वाला (पुं०) 
. सू्यं 2. चन्द्रमा 

तससः [| तम्‌-+-असच | 4. अंधकार 2. कआँ । है 

तमस्विनों, तमा [ तमस्‌--विनि +-डीप, तम--टाप | रात । 


तमालः [ तम-+कालन्‌ | . एक वक्ष का नाम (इसकी 
छाल काली होती है )--तरणतमालनीलबहलोन्नमद- 
म्बुधरा:--मा० ९।१९, रघु० १३१५, ४९, गीत ० ११ 
2. मस्तक पर चन्दन का सांप्रदायिक तिलक (चिह्न) 
3. तलवार, खज्भ | सम०-पत्रम [. मस्तक पर 
सांप्रदायिक चिह्न 2. तमाल का पत्ता । 

तमिः-मी (स्त्री) [ तम्‌--इन, तमि+झोष्‌ | . रात 
--विशेषकर, काली अंधियारी रात --स तमीं तमोभि- 
रभिगम्य ततामू-शि० ९२३ 2. मूर्छा, बेहोशी 
3. हल्दी । 

तमिसत्न (वि०) [ तमिसत्रा--अभच्‌ | काला,--स्रम [. अंघ- 


कार,--एतत्तमालदलनीलतमं तमिस्रमू--गीत० ११, 
करचरणोरसि मणिगणभूषणकिरणवि भिनन्‍नतमिस्रम्‌ 
२, कि० ५१२ 2. सानसिक अंधकार (ज्ञान) 
भ्रम 3. क्रोध, कोप । सम०--पक्षः क्ृष्णपक्ष ( चांद्र- 
मास का) रघ॒ु० ६३४ । 

तमिल्रा [ तमिस्न--टाप्‌ ]. (अंधियारी ) रात--सूर्य तप- 
त्यावरणाय दृष्टें: कल्पेत लोकस्य कथ्थं तमिस्ना--रघ ० 
५।१२, शि० ६।४३ 2. व्यापक अंधकार । 

तमोसयः [ तमस्‌-- मयट |] राहु ! 

तम्बा, तम्बिका [ तम्बति गच्छति--तम्बु +-अचु-- टाप 
तम्ब-+-ण्वल -- टाप्‌, इत्वम | गाय, गो 

तय (म्वा० आ०--तयते ) . जाना, हिलना-जुरुना-अध्य- 
वास रथ॑ तेय पुरात--भद्धि० १४॥७५, १०८ 2. रख- 
वाली करना, रक्षा करना । 

तरः | त+अप्‌ | . पार जाना, पार करना, माग--भट्ठि० 
७।५५ 2. भाडा--दोर्घाघ्वनि यथादेशं यथाकालं तरो 
भवेत्‌--मन्‌ ० ८।४०६ 3. सड़क 4. घाटवाली नाव । 
सम०--पण्यम नाव का भाड़ा,-- स्थानम घाट, वह 
स्थान जहाँ नाव आकर ठहरती हैं । 

तरक्षः, तरक्षु:ः [ तरं बल मार्ग वा क्षिणोति--तर-क्षि 
+ड, पक्षे प्षो० उलोप: | बिज्ज, लकड़बग्घा । 

तरड्र: [ त+अज्भूच्‌ ] . लहर-उत्तर ० ३।४७, भत्‌० 
१।/८१, रघृ० १३।६३२, श० ३॥७ 2. किसी ग्रन्थ का 
अध्याय या अनुभाग (जैसे कथासरित्सागर का) 3 .कूद 
छलांग, सरपट चौकड़ी, (घोड़े आदि की) छलांग 
लगाने की क्रिया 4. कपड़ा, वस्त्र । 

तरडिणो [ तरड्भ +इनि--डीप्‌ ] नदी । 

तराड्रित (वि०) [ तरज्भ-+-इतच्‌ ]. लहराता हुआ, लहरों 
के साथ उछलने वाला 2. छलकता हुआ 3. थरघराता 
हुआ,--तम कंपायमान--अपाजड्भतरज्वडितानि बाणा: 
>-गीत० २ ॥ 

तरणः | तृ+ल्यट | . नाव, बंड़ा 2. स्वगं,--णम्र . पार 
करना 2. जीतना, पराजित करना 3. चप्प, डांड । 

तरणि: [ त+अनि ] [. सय 2. प्रकाश-किरण,-- णिः,--णी 
(स्त्री०) बेडा, घड़नई, नाव । सम ०---रत्नम्‌ लाल । 

तरण्ड:ः.--डम [ तृ-+अण्डच ) . सामान्य नाव 2. घड़नई 
(जो उलटे हुए कदद्‌ या घड़ों को बांसों से बांध कर 
बनाई जाती है ) 3. चप्पू या डांड । सम ० -पादा एक 
प्रकार को नाव । 

तरण्डी, तरदू, तरन्ती (स्त्री०) [ तरण्ड-+डीष्‌ , तृ--- अदि, 
तरन्त--डीष | नाव, बड़ा, घड़नई । 

तरन्तः [| त+झच ] 4. समद्र 2. प्रचड बोछार 3. मेंढक 
4. राक्षस । 

तरल (वि०) [ तृ--अरूच | . कपमान, लहराता हुआ, 
हिलता हुआ, थरथराता हुआ-तारापतिस्तरल विद्यु- 


( ४२३ ) 


दिवाअ्रवन्दम---रघ्‌० १३॥७६ घन इव तरलबलाके 
>गीत० ५, शि० १०।४०, श० १।२६ 2. चंचल, 
अस्थिर, चपल--बरायितारस्तरला: स्वयं मत्सरिण: 
परे--शि० २।११०५०, अमर २७ 3. ज्ञानदार, चमक- 
दार, चटकीला 4. द्रवरूप 5. कामक, स्वेच्छाचारी 
>>लः . हार की मध्यवर्ती मणि--मकतामयोःप्यत रलू- 
मध्य:-वासव० ३५, हारांस्तारांस्तरलगटिकान (मल्लि 
नाथ के मतानसार यह मेघदूत का प्रक्षपक है) 2. हार 
3. समतलर सतह 4. तली, गहराई 5. हीरा 6. लोहा 
जला मांड । 

तरलयति (ना० घा० पर० ) कंपन उत्पन्न करना, लह्राना, 
इधर-उचर हिलना-जुलना--अमरु ८७ । 

तरलायते (ना० घा० आ०) कांपना, हिलना, इधर-उघर 
चलना-फिरना । 

तरलायित: [ तरल-|-क्यच्‌ -- क्त ] बड़ी लहर, कललोल । 

तरलित (थि०) [ तरल--इतच्‌ ] हिलता हुआ, थरथ राता 
हुआ, आंदोलित होता हुआ-- तृड्भतरड्र--गीत० ११, 
“हारा ७ | 


तरवारिः [ तर समागत विपक्षबर्ल वारबति--तर--व्‌ + 
णिच्‌--इन्‌ ] तलवार । 

तरस (नपं०) [ त--अस॒न | 4. चाल, वेग 2. बीये 
शक्ति, ऊर्जा--कलाशनाथं तरसा जिगीषु:-रघ्‌ ० ५।२८ 
११।७७, शि० ९।७२ 3. तट, पार करने का स्थान 
4. घड़नई, बंडा । 

तरसम [ त-+भअभसच ] आमिष, मांस । 

तरसान: [| तृ+-आनच , सुट | नाव । 

तरस्विन (वि० ) (स्त्री०-नी) 4. तेज, फुर्तीला 2. मज़- 
बत, शक्तिशाली, साहसी, ताक़तवर--रघ ० ९।२३, 
११।८९, १६।७७, (पं०) हलकारा, आशगामी दूत 
2. शरवीर 3. हवा, वाय 4. गझड का विशेषण । 


तराघ:, तरालः [ तराय तरणाय अन्धूरिव, तराय अलति 
प्राप्पेति तर+अल--उण्‌ ] एक बड़ी चपटी तली 
की नाव । 

तरिः,--री (स्त्री०) [ तरति अनया--त्‌ृ+इ, तरि-+ 
कोष | व. नाव--जीर्णा तरिः सरिदतीवगभी रनी रा -- 
उद्धट, शि० ३।७६ 2. कपड़े रखने का सन्दूक 3. कपड़े 
का छोर या मगज़ी (किनारा) 4. सम०--रथः चप्पू 
डाड । 

तरिकः, तरिकिनू (प्‌० 
मललाह । 

तरिका, तरिणी, तरित्रम, तरित्री, [ तरिक-+-टाप , तर 
+इनि+डछोपू, तुऊष्ट्रन तरित्र+डीप्‌ | नाव 
किश्ती । 

तरीष: | त-+ईषण ] . बंडा, नाव 2. समद्र 3. सक्षम 
व्यक्ति 4. स्वर्ग 5. कार्य, धन्धा, व्यवसाय, पेशा 


) [तर-+-ठन्‌, तरिक--इनि | 


तर; [ तृ+उन्‌ | वृक्ष--नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव सुकर: 
समद्धाताम--मालवि ० १।/८। सम०- खण्ड:,--डम, 
--षण्ड:,-- ड्म वक्षों का झण्ड या समह,-- जोवनस 
वक्ष की जड़,-- तलम वक्ष के तने के पास का स्थान 
वृक्ष की जड़,- नखः कांटा,-- मंगः बन्दर,---राग 
. कली यथा फूल 2. कोमल अंकुर अंखवा,--राज 
ताल का पेड़,--रुहा पेड़ पर ही उत्पन्न होन वाला 
पौधा ्ा विछासिनी नव मल्लिका लता,-शायिन्‌ 
( पक्षी । 


तरुण (धि०) [ त+-उनन ] 4. चढ़ती जवानी वाला, जवान 
पुरुष यवक 2. (क) बच्चा, नवजात, सुकुमार, कोमल 
-भतुं० ३४९ (ख) नवोदित, (सू्य की भांति) 
जो आकाश में ऊँचा न हो, कु० ३।५४ 3. नृतन, 
ताज़ा--तरुणं दधि-चाण० ६४, तरुणं सर्षेपशाक 
नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि, अल्पव्ययेन सुन्दरि 
ग्राम्यजनो मिष्टमश्नाति। छं० १ 4. ज़िन्दादिल 
विशद,-णः यवा पुरुष, जवान-पञ्च ०१११, भामि० 
२।६२,--णो युवती या जवान स्त्री--वृद्धस्य तरुणी 
सतिषपम--चाण० ९८। सम०--ज्वरः एक सप्ताह 
रहने वाला बखार,--दधि (नपुं०) पाँच दिन का 
जमाया हुआ दूध,--प्रोतिका मंनसिल । 

तरुश (धि०) [ तरु+-श |] वृक्षों से भरा हुआ । 


तक (चुरा० उभ० --तकयति--तै, तकित) . कल्पना 
करना, अटकल करना, शंका करना, विश्वास करना, 
अन्दाज लगाना, अनुमान करना>-त्व॑ तावत्कतमां 
तकयसि--श० ६, मेघ० ९६ 2. तक करना, विचा- 
रना, घिमशें करना 3. खयाल करना, मान लेना 
(द्विकमक ) 4. सोचना, इरादा कराना, अभिप्राय 
रखना, विचार मे रहता--(पातुं ) त्वं चेदच्छस्फटिक- « 
विशदं तकयस्तियंगम्भः-मेघ० ५३ 5. निरचय करना, 
6. चमकना 7. बोलना, प्र --,. तर्क करना, वित्ञार- 
विमश करना 2. सोचना, विश्वास करना, खयारू 
करना,कल्पना करना--भटद्ठि ० २९, वि०---,. अठ- 
कल करना, अन्दाज करना 2. सोचना, कल्पना, 
विश्वास करना 3. विचार विमशं करना, तके 
करना । 

तक [ तक -+-अच्‌ | 4. कल्पना, अन्दाज, अटकल-प्रसन्नस्ते 
तक:, विक्रम० २ 2. तकंना, अटकलबाज़ो, चर्चा 
दुरूह तकना--कुतः पुनरस्मिन्नवधारितें आगमा्थ तक 
निमित्तस्याक्षेपस्यावका शः, इदानीं तक॑निमित्त आक्षेप 
परिह्वियते--शारी ०, तर्को5प्रतिष्ठ: स्मतयो विभिन्ना 
>महा ०, मन ० १२१०६ 3. सन्देह 4. न्याय, तकशास्त्र 
-यत्काग्यं मघवषि घर्षितपरास्तकंष यस्योक्तय:--ने ० 
२२१५५, तकशासच्त्रम्‌, तक दीपिका 5. (न्याय० में) 
उपहासास्पद होना, वह परिणाम जो पूर्व कथित तथ्यों 


( ४२४ ) 


(पक्ष ) के विपरीत हो 6. कामना, इच्छा 7. कारण, 
प्रयोजन । सम०--विद्या न्यायशास्त्र । 
तर्ककः [तक --ण्व॒ल ] 4, वादी, पूछताछ करने वाला, प्रार्थी 
2. तकंशास्त्री । 
तक: (पूं० स्त्री०) [ कृत्‌ू-+-उ नि०] तकवा, लोहे की 
तकली जिस पर सूत लिपटता जाता हैँ -तकेः कर्तन- 
 साघनम्‌ । सम ०--पिण्ड: --पीठीः चींचली (तकुवे 
के किनारे पर लिपटा हुआ सृत का गोला । 
तक्ष: [--तरक्ष: प्षो०] लकड़बग्घा, बिज्जू । 
तक्ष्य: [तक्ष---ण्यत्‌ ] यवक्षार, जवाखार; शोरा । 
तर्ज (म्वा० पर०, चुरा० आ०» प्राय: पर० भी )-तज ति 
तर्जयति-ते, तरजित) 4. घमकाना, घड़कना, डराना 
>सखीमछूुगल्या तजयति--श ० १, अहितानलिनोद्धते 
स्तजयन्निव केतुभि:---रघु० ४॥२८, ११॥७८, १२।४१, 
भट्गि० १४॥८० 2. झिड़कना, बरा-भला कहना, निन्‍्दा 
करना, कलक लगाना --भेंद्ि ० ६३, ८।१०१, 
१७।१०३ 3. खिलल्‍लो उड़ाना, अपहास करना । 
तजनम,-ना [तज --ल्यट]| 4. घमकाना, डराना 2. निन्‍्दा 
करना --रघ्‌ ० १९।१७, कु० ६!४५ । 
तजनी [तर्जन --डीप्‌ | अंगूठे के पास वाली अंगलो । 


तणः, तर्णक: | तृग्‌-+अच, तण--कन्‌ ] बछड़ा--शि० 
१२४१ । 

तणिः [तृ+नि] . बेड़ा 2. सूय । 

तद (म्वा० पर० तदेति) 4. क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना 
2. मार डालना, काट डालना--भद्वटि ० १४१०८ 
तृद भी दे० । 

तपणम [तप्‌+ल्यट| 4. प्रसन्न करना, तृप्त करना 2. तृप्ति 
प्रसन्नता 3. [प्रत्यक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले) 
पाँच यज्ञों में से एक, पितृयज्ञ ( दिवंगत पृव॑जों के 
पितरों के निमित्त जल-तपंण) 4. समिधा, (यज्ञीय 
अग्नि के लिए इंघन) | सम०-इच्छुः भीष्म का 
विशेषण । 

तमंन्‌ (नपुं०) [तृ्‌-मनिन्‌ | यज्ञीय स्तंभ का शिखर । 

तर्ष: [तृष्‌ --घछा | 4. प्यास 2. कामना, इच्छा 3. समद्र 
4. नाव 5. सूय । 

तर्षणम [तृष्‌--ल्यट | प्यास, पिपासा 

तथित, तर्षल (धि० ) [त्--इतच्‌, तष्‌ +- उलूच ] . प्यासा 

अभिलाषी, इच्छुक । 

तहिं (अव्य०) [तद्‌--हिल | 4. उस समय, तब 2. उस 
विषय में, यदा-तहि 'जब-तब' यदि-तहि 'अगर-तो 
कथं-तहि 'तो फिर किस प्रकार । 

तल:ः,-लम [तल |- अच्‌] व. सतह --भवस्तलमिव व्योम 
कुवन व्योमेव भूतलम--रघृ० ४॥२९, (कभी कभी 
अर्थों में बहुत परिवर्तत न कर, समास के अन्त में 
प्रयोग) --महीतलम्‌ भूमि की सतह अर्थात्‌ पृथ्वी 


>-शरद्ध॒ तु दर्षपणतले सुठभावककाशा-श० ७।३२, 
नभस्तलम 2. हाथ की हथंछठो--रघ्‌० ६।१८ 3. पर 
का तला 4. बाह 5. थप्पड़ 6. नीचपन, पद का घटि 
यापन 7. निम्न भाग, नोचे का भाग, आधार, पर 
पंदी--रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेत: समृत्कण्ठते 
-ज्ाव्य० १ 8. (अतः) वृक्ष या किसी दूसरी वस्तु 
की नीचे को भूमि, किसी भी वस्तु से प्राप्त शरण 
>फणी मयरस्य तले निषीदति-ऋतु ० ११३ 9. छिद्र 
गढ़ा,---छः 4. तलवार को मूठ 2. तालवृक्ष,---लम्‌ 
4. तालाब 2. जड्भूल, वन 3. कारण, मूल, प्रयोजन 
4. बायीं बाह पर .पहना जाने वाला चमड़े का फोता 
(इसी अथ मे (तला' भी) | सम०--अश्ग॒तिः (स्त्री ०) 
पर की उंगली,--अतलम सात अधोलोकों म॑ चौथा 
+ईक्षणः सूअर,--उदा नदी,--धातः थप्पड़,--ताल 
एक प्रकार का वाद्ययन्त्र,--त्रम्‌ू,---त्राणम्‌,--वाणरम्‌ 
घनंघर का चमड़े का दस्ताना,--प्रहा र: थप्पड़,-सारकम्‌ 
अधोबन्धन, तज्ज । 

तलकम्‌ [तल--कन्‌।| बड़ा तालाब । 

तलतः (अव्य०) [तल--तसिल | पंदी से । 

तलाची [तल +-अच्‌-- क्विप्‌ +- डीप्‌ू | चटाई । 

तलिका [तल--ठन | तंग, अधोबन्धन । 

तलितम [तरलू--कक्‍्त | तऊझा हुआ मास । 


तलिन (वि०) [तल--इनन ] . पतला, दुबंल, कृश 2. थोड़ा 
कम 3. स्पष्ट, स्वच्छ 4. निम्न भाग में या निचली 
जगह पर स्थित 5. पृथक्‌,--नम्‌ बिस्तरा, गद्दीदार 
लम्बी चौकी | * 

तलिमम [तल--इमन्‌ | ). फ़्श लगी हुई भमि, खड़ंजा 
2. बिस्तरा, खटिया, सोफ़ा 3. चंदोवा 4. बड़ी तलवार 
या चाक । 

तलनः [तल--उनन्‌ | हवा । 

तल्कम्‌ [तल+कन ] जद्भल । 

तल्प:,-- ल्पम | तल-+-पक्‌ ] 4. गद्दंदार लम्बी चौकी 

बिस्तरा, सोफ़ा--सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्ञांचकार 

--रघ० ५॥७५, “बिस्तरा छोड़ा उठा 2. (आलं०) 

पत्नी (जंसा कि गुरुतत्पग: में) 3. गाड़ी मे बैठने का 

स्थान 4. ऊपर की मड्जिल, बृज, कंग्रा, अटारी । 


तल्पकः [तल्प-+-कन | (नौकर आदि) जिसका काय बिस्तरे 
बिछाने या तेयार करने का हैं । 

तललजः [तत्‌--लज्‌ + अच | 4. श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता, प्रस- 
जता 2. (समास के अन्त मे) श्रेष्ठ (इसअथ मं यह शब्द 
सर्देव पृ ० होता है । समास के प्र॒वे पद का चाहे कोई 
लिग हो ) ,- -गोतल्लज: श्रेष्ठ गाय, इसी प्रकार कुमारी 
तलल्‍लज: _ श्रेष्ठ कन्या । 

तल्लिका [ तस्मिन्‌ लीयते--तत्‌ -+ली -+- ड-+-कन्‌, इत्वम्‌ | 
ताली, कुंजी । 


( ४२५ ) 


तल्‍लो [ तत्‌ लसति--तत्‌+लछस --ड-डछीष | तरुणी, 
जवान स्त्री । 

तष्ट (वि०) [तक्ष--क्त]| 4. चीरा हुआ, काटा हुआ, 
तराशा हुआ, खण्ड-खण्ड किया हुआ 2. गढ़ा हुआ, 
दे० तक्ष । 

तष्ट (पुं०) [ तक्ष--वृच ] . बढ़ई 2. विश्वकर्मा । 

तस्करः [ तद--क्+अच्‌, सुद, दलोप: |] 7. चोर, लटरा 
--मा सजञज्चर मनःपान्थ तत्रास्ते स्मरतस्कर:--भतृु० 
१।८६, मन० ४।१३५, ८।६७ 2. (समास के अन्त 
में ), जधन्य, घणित,-- री कामक स्त्री 

तस्य (वि०) [ स्था-+-कु, द्वित्वम्‌] स्थावर, अचर, स्थिर । 

ताक्षण्य:, तादणः [ तक्षन्‌ --ण्य, तक्षन-+अण | बढ़ई का 


पुत्र । 

ताच्छोलिक: [ तच्छील -ठज्य | विशेष प्रवृत्ति, आदत 
या रुचि को प्रकट करन वाला प्रत्यय । 

ताटडु: [ ताडयते, पृषो०डस्य ट:, ताट अड्ूू: ब० स० | 
कान का आभूषण, बड़ी बालो । 

ताटस्थ्यम [ तटस्थ-- ष्यझा ] . सामीप्य 2. उदासीनता 
अनवधघानता, पक्षपातशन्यताज-देठ “तटस्थ । 

ताडः [ तड-घजा |] 4. प्रहार, ठोकर, घूंसा या थप्पड़ 
2. कोलाहल 3. पूला, गटठर 4. पहाड़ । 

ताडका [ तड-| णिच +प्वूल--टाप | एक राक्षसी, सुकेतु 
को पुत्री, सुन्द की पत्नी ओर मारीच की माता 
[अगस्त्य की समाधि भंग करने के कारण वह राक्षसी 
बना दी गई । जब उसने विश्वामित्र के यज्ञ में विध्न 
डाला तो राम के द्वारा वह मारी गई। राम पहले 
तो स्त्री के लिए धनष तानने के विरुद्ध थे, परन्तु 
ऋषि ने उनको शंकाओं को दूर कर दिया था] दे० 
रघृ० ११।१४-२० । 

ताडकेय: [ ताडका-- ढक | ताडका के पुत्र सारीच राक्षस 
का विशेषण । 

ताडडूः, ताडपत्रम [तालम्‌ अडक्‍्यते लक्ष्यते-अहूक -- घज्म 
लस्य डत्वम, शक्र० पररूपम्‌--तालस्य पत्नमिव 
--ष० त० लस्य ड: | दे० 'ताटड्ू । 

ताडनम [ तड-+णिच-+ल्यदट | मारना-पीटना, हण्टर 
लगाना, बेत लूगाना,-लालने वह॒वो दोषास्ताडन बहवो 


गुणा: -चाण ० १२, अवतंसोत्पछताडनानि वा -- कु० 


४८, श्ूक्भार० ९--नी हष्टर । 
तडि:,--डो (स्त्री०) [ तड-+णिच्‌-- इन्‌, ताडि-+-झीष |] 
. एक प्रकार का ताड, 2. एक प्रकार का आभूषण । 
ताड्यमान (वि०) [ तड-+णिच्‌--शानच्‌| पीटा जाता 
हुआ, प्रहार किया जाता हुआ,--नः (ढोर आदि) 
वाद्ययन्त्र (जो किसी यष्टिका से बजाया जाय) । 
ताण्डव:,-- वम्र [तण्ड-- अण | 4. नाच, नृत्य -मदताण्ड- 
वोत्सवान्तै--उत्तर० ३॥।१८ 2. विशेष कर शिव का 
५6 


उन्माद-नृत्य या प्रचण्ड नाच--अयम्बकानन्दि वस्ताण्डवं 
देवि भूयादभीष्टय च हृष्टय च्‌ न:-मा० ५॥१३, १।१ 
3. नृत्यकला 4. एक प्रकार का घास। सम०-प्रिय 
शिव जी | 

तातः [तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम्‌-- तन्‌-+-क्त, दी] 
. पित्ता,-मष्यन्तु लवस्य बालिशतां तातपादा:-उत्तर० 
६, हा तातेति ऋन्दितमाकृण्यं विषण्ण:--रघ० ९।७५ 
2. स्नेह दया या प्रम को प्रकट करने वाला शब्द 
(प्रायः अपने से आयु में छोटों के प्रति, विद्यार्थियों के 
प्रति या बच्चों के प्रति प्रयुक्त ),-तात चन्द्रापीड-का०, 
रक्षसा भक्षितस्ताता तव तातो वनान्तरे--महा० 
3. सम्मान द्योतक शब्द (जो अपने से बड़े और श्रद्धेय 
व्यक्तियों के लिए प्रयक्‍त होता है )--हैपिता हि बहवो 
नरेश्वरास्तेन तात धनषा धनु्‌रभत:--रघु ० ११४० 
तस्मान्मच्य यथा तात संविधात तथाहेसि---१।७२। 
मम०--गु (वि०) पिता के अनुकल,-- (गुः) ताऊ । 

तातनः [तात--नृत्‌+ड ] खंजन पक्षी । 

तातल:ः [ ताप-|--ला+क पृषो० पस्य त: ] 4. एक रोग 
2. लोहे का डण्डा, या सलाख़ 3. पकाना, परिपक्व 
करना +. गर्मी । 

तातिः [ ताय-+क्तिच्‌ | सनन्‍्तान,-तिः (स्त्री०) सातत्य, 
उत्तराधिकार--जसा कि “अरिष्टताति या शिव- 
ताति में । ; 

तात्कालिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ तत्काल-+ठज | 
. उसी समय में होने वाला 2. अव्यवहित । 

तात्पयंभ | तत्पर-+ष्यञज्य ] . आशय, अर्थ, अभिष्राय 
“जत्रेद तात्पयेमू--आदि 2. श्रस्तुत योजना का 
आशय-काव्य० २ 3. उहंश्य, अभिप्रेत पदार्थ, किसी 
पदार्थ का उल्लेख प्रयोजन इरादा (अधि० के साथ ) 
--इह यथाथकथन तात्पयम--पा० २॥३।४३, भाष्य 
4. वक्‍ता का आशय (वाक्य में विशेष शब्दों के प्रयो- 
गार्थ )--वक्तुरिच्छा तु तात्पय परिकीतितम्‌--भाषा० 
८४, तात्पर्यानिपपत्तित:---८२ ॥ 

ताक्विक (वि०) [ तत्त्व- ठक ] यथाथे, वास्तविक, परमा- 
वश्यक--कि चासीदमतस्य भेदविगसः साचिस्मिते 
ताच्विक:--भामि० २।८१, तातक्त्विक: संबंध:--आदि | 

तादात्म्यम्‌ [ तदात्मत्‌- ष्यञ्ज_] प्रकृति को अभिन्‍नता, 
समरूपता, एकता--नयनयो स्तादात्म्यम म्भोरुहाम- - 
भामि० २।८१, भगवत्यात्मनस्तादात्म्यम्‌ू--आदि । 

तादक्ष (वि०) (स्त्री०--क्षी) तादश, तादृश (वि० ) 

(स्त्री०---शी) वसा, उस जसा, उसको भांति--तादू- 
रंणा-मन ० ९।२२, २२९, अमरु० ४६, यादशस्तादश 
-कोई, जो कोई, सामान्य मनष्य-उपदेशों न दातब्यो 
याद तादश जने पंच० १।३९० | 

तानः [ तन्‌+घर्ा | 4. घागा, रेशा 2 


(संगीत० में) 


( ४२६ ) 


विलम्बित स्वर प्रधान टेक--यथा तान॑ विना राग 
>-मामि० १११९, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तं--कु ० 
१।८,--नम् . विस्तार, प्रसार 2. ज्ञानेन्द्रियों का 
विषय । 

तानवम्‌ | तन+अण्‌ | पृतलापन, छोटापन--हास्यप्रभा 
तानवमाससाद--विक्रमांक ० १।१०६ । 

तानर[तिनतऊरण्‌] मंवरःजलावते । 
(वि०) [तम्‌--क्त ] 4. थका हुआ, निढाल, क्लान्त 
2. परेशान, कष्टग्रस्त 3. म्लान, मर्शाया हुआ-दे० 
'तम्‌ । 

तान्तवम्‌ [तन्तु-+- अण ] 4. कातना, बनना 2. जाला 3. बुना 
हुआ कपड़ा । 

तान्त्रिक (वि० ) (स्त्री ०--की ) [तन्त्र---ठक | किसी शास्त्र 
या सिद्धान्त में सुविज्ञ 2. तन्त्रों से सम्बद्ध 3. तन्‍्त्रों से 
प्राप्त शिक्षा,--कः तन्‍्त्र सिद्धान्तों का अनयायी । 

तापः [तप्‌+घछज्ज ] 4. गर्मी, चमक-दमक--अकंमयखताप 
जा० ४॥१०, मा० २।१३, मनु० १२।७६, कु० ७। 
८४ 2. सताना, पीड़ित करना, कष्ट, सनन्‍्ताप, वेदना 


-+इतरतापशतानि तवेच्छया वितरितानि सहे चतु- 


रानन --उद्धट, समस्ताप: काम मनसिजतनिदाघप्रस- 
रयो:--श ० ३।८, भतें ० १।१६ 3. खेद, दुःख | सम० 
>-त्रयम तीन प्रकार के संताप जो मनष्य को इस 
संसार में सहन करने पड़ते हँ--अर्थात्‌ आध्यात्मिक, 
आधिदविक और आधिभौतिक,--.हर (वि० )शीतलता 
देने वाला, गर्मी दूर करने वाला । 

तापन: [ तप--णिच--ल्यट ] . सूर्य 2. ग्रीष्म ऋतु 
3. सूयकान्तमणि, कामदैव के बाणों में से एक,-- नम्‌ 
4. जलाना 2. कष्ट देना 3. ठोकना-पीटना । 

तापस (वि०) (स्त्री०--सी ) 4. सन्‍्यासी से सम्बद्ध, कड़ी 
साघना से सम्बन्ध रखने वाला 2. भकक्‍त,--सः (स्त्री ० 
5सी) वानप्रस्थ, भक्त, संनन्‍्यासी। सम० -दष्टा 
अंग्र,--तरुः,--ब्रुमः: हिगोट का वृक्ष, इंगुदी । 

तापस्थम |[तापस -+-ष्यज्ञा ] तपस्या । 

तापिच्छः [ तापितं॑ छादयति -तापिन्‌+छद --ड पषो० ] 
तमाल का वृक्ष या फूल (नपुं० )--प्रफुल्लतापिच्छ- 
निर्भरभी परभमिः -शि० १।२२, व्योम्नस्तापिच्छगुच्छा- 
वलिभिरिव तमोवल्लरीभित्रियंते --मा० ५।६, (इसी 
अर्थ में 'तार्पिज' शब्द भी प्रयक्त होता ह ) 

तापी [तय--णिच्‌ +-अच्‌ +-डीष ] . ताप्ती नदी जो सूरत 
के निकट समद्र मं गिर जाती हूं 2. यमना नदी । 

ताम: | तम्‌+घछा | . भय का विषय 2. दोष, कपम्ती 
3. चिन्ता, दुःख 4. इच्छा । 

तामरम [ताम--ए-+क | . पानी 2. घी । 

तामरसम्‌ [तामरे जले सस्ति--सस --ड| 4. लाल कमर 
-“पंच० १।९४, रघु० ६।२७, ९१२, ३७, अमरु 


७०,८८ 2. सोना, ताँबा,--सो कमलों वाला 
सरोवर । 

तामस (वि० ) (स्त्री ०-- सी ) [तमोःस्त्यस्थ अण्‌ ] . काला, 
अन्धकारस्रस्त, अन्धकार सम्बन्धी, अन्धेरा 2. प्रकृति के 
तीन गणों में से एक)--भग० ७।१२, १७।२, 
मालवि० १।१, मन॒० १२।३३-४ 3. अज्ञानी 4. दुव्य- 
सनी,-+सः . दुष्ट, दाहक, दुर्जन 2. साँप 3. उल्ल, 
--सम्‌ अन्धरा,--सो . रात, कालीरात 2. नींद 
3. दुर्गा का विशेषण । 

तामसिक (वि० ) (स्त्री० - को) [तमस्‌ --ठज्म_] . काला, 
अन्धका रयक्त 2. तम से सम्बन्ध रखने वाला, तम से 
उत्पन्न या तमोमय । 

तामिस्रः [तमिस्रा+-अण |] नरक का एक प्रभाग । 

ताम्बूलस्‌ | तम्‌ --उलच्‌, बुक, दीघ: ] . सुपारी 2. पान 
(जिसमे कंत्था चूना लगाकर सुपारी के साथ लोग 
भोजन के परचात्‌ चबाते हैं )- ताम्बूलभतगल्लोष्यं 
भले जल्पति मानपष:--काव्य ० ७, रागो न स्खलित- 
स्तवाघरपुट ताम्बूलसंवधितः--श्वगार ० ७, । सम० 
-- करड्ड:,-- पैटिका पानदान,--दः--,धरः- वाहकः 
पान-दान लेकर अमीरों के पीछे चलने वाला नौकर, 
--बल्ली पान की बेल रघ० ६६४ । 

ताम्बलिक: [ताम्बल-|-ठन | तमोली, पान बेचने वाला । 


ताम्बली | ताम्ब--डीप | पान की बेंल--ताम्बलीनां दल- 
स्तत्र रचिता पानभमय:-- रघ ० ४।४२ । 
ताम्र (वि०) | तम्‌+-रक, दीघ: | ताँबे के रज़ू का, छाल 
--उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च,--स्रम 
तांबा, । सम० अक्षः 4. कौवा 2. कोयल,-- अध॑ 
कांसा,--अइ्मन (पुं०) पद्मरागमणि,---उपजोविन 
(प्‌०) कसेरा, ताँबे की चीज़ बनाकर जीवन-निर्वाह 
करने वाला,--ओष्ठः (ताम्रोष्ठ या दाम्नौष्ठ) लाल 
होठ--कु० १।४४,--कारः कसेरा, ताँबे का काय॑ 
करने वाला,-- कृमि: इन्द्रवधटी, एक प्रकार का छाल 
कीड़ा,--चडः मर्गो ,--त्रपुजम्‌ पीतल,--द्वः लाल चन्दन 
की लकड़ी,--पट़:,--पत्रम ताम्रपट्टिका जिस पर प्राय 
भूदान के दाता तथा ग्रहीता के नाम खदे रहते थे 
यझयाज्ञ ० १।३१९,--पर्णी मलय पवेत से निकलने 
वाली एक नदी का नाम, (कहते हँ कि यह नदी 
मोतियों के कारण प्रसिद्ध हैँ), रघु० ४॥५२,-- पल्‍लव 
अशोकव क्ष, -लिप्तः एक देश का नाम (प्ताः--ब० 
) इस देश की प्रजा या शासक,-- वक्ष: चन्दन के 
वक्षों का एक भेद । 
ताम्निक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ताम्र+2ठक | तांबे का 
बना हुआ ताम्रमय,--कः कसेरा, तांबे का काये 
करने वाला । 
ताय्‌ (म्वा० आ०--तायते, तायितम्‌ ) 


. किसी समान 


( ४२७ ) 


रेखा में प्रगति करना, फलाना, विस्तार करना 2. रक्षा 
करना, सरक्षण म॑ रखना,--वि --फलाना, रचना करना 
“-भद्वगि० १६।१०५। 


तार (वि०) [तृ+णिच्‌--अच्‌ |] . (स्वरादिक) ऊँचा 


2. (शब्दादिक ) उत्ताल, कर्कश --मा ० ५।२० 3. चम- 
कोला, उज्ज्वल, स्पष्ट -हारांस्तारांस्तरलगृटिकाम्‌ 
( मल्लि० इसको मेधदूत का प्रक्षेपक मानते हैं ), उरसि 
निहितस्तारो हार:--अमरु २८ 4. अच्छा, श्रेष्ठ, सुरस, 
“रः . नदी का किनारा 2. मोती की चमक 3, सुन्दर 
और बड़ा मोती--हारममलूतरतारमुरसिदधतम्‌-गीत ० 
११ 4. उच्चस्वर,--रः--रम्‌ . तारा या ग्रह 
2. कपूर,--रम्‌। चाँदी 2. आँख की पुतली (पुं० 
भी माना जाता ह)। सम०--अश्रः कप्र,--अरिः 
लोहभस्म,--पतनम्‌ तार का गिराना या उल्कापतन, 
“:प्रष्पः कुन्द या चमेली की बेल,--वायः सायें साय 
करती हुई या सनसनाती हुई हवा,--शुद्धिकरम्‌-सी सा, 
“स्वर (वि०) ऊंचे स्वर का या उत्ताल ध्वनि का, 
ूहारः . सुन्दर मोतियों की माला 2. एक चम- 
कीला हार । 


तारक (वि०) ((स्त्री०--रिका) [तृ+णिच्‌+प्वुल,] 


. आगे ले जाने वाला 2. रक्षा करने वाला, बचाकर 
रखने वाला, बचाने वाला,--कः . चालक, खिवैया, 
कर्णधार 2. छूड़ाने वाला, बचाने वाला 3. एक 
राक्षस जिसे कातिकेय ने मार गिराया था (यह वजांग 
और वरांगी का पुत्र था, पारियात्र पहाड़ पर तपस्या 
करके इसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा 
कि मुझे संसार में, ७ दिन के बच्चे को छोड़ कर, और 
कोई न भार सके । इस वरदान की बदौलत वह 
देवताओं को सताने लगा । दु:खी होकर देवता ब्रह्मा 
के पास गय और इस राक्षस को मारने के लिए उनकी 
सहायता मांगी (दे० कु० २) ब्रह्मा ने उन देवताओं 
को उत्तर दिया कि केवल शिव का पुत्र ही उन्हें 
परास्त कर सकता हैं, उसके पश्चात्‌ कार्तिकेय का 
जन्म हुआ, और उसने अपने जन्म से सातवें दिन 
उस राक्षस का काम तमाम कर दिया) ।--कः, 
“कम धड़नई, बेड़ा,--कम्‌ . आँख की पुतली 
2. अंख। सम०--अरिः--जित्‌ (पूं०) कातिकेग्र 
का विशेषण । 


तारका [तारक-+टाप्‌ | . तारा 2. उल्का, धमकेतु 3. आँख 


को पुतली--संदर्ध दुशमुदग्रतारकाम्‌--रघु ० ११। 
६९, चोर० ५, भतृ० १११ । 


तारकिणी | त।रक--इनि--डीष ] तारों भरी रात, वह 


रात जिसम॑ तारे खिले हुए हों । 


तारकित (वि०) [तारक--इतच्‌] तारों वाला, सितारों 


भरा, ताराजटित । 


तारण: [ तृ+णिच्‌ --ल्यूद ] नाव, खड़नई,--णम्‌ . पार 
उतारना 2. बचाना, छूड़ाना, मुक्त करना । 

तारणि:,-णी (स्त्री०) [तृ+णिच्‌+अनि, तारणि--छीष ] 
घड़नई, बेडा । 

तारतम्यम्‌ [तरतम--ष्यञ्य_ ] . क्रमांकन, अनुपात, सापेक्ष 
महत्व, तुलनात्मक मूल्य 2. अन्तर, भेंद--निर्धन 
निधनमेतयोद्योस्तारतम्यविधिमक्तचेतसां,  बोधनाय 
विधिना विनिर्मिता रेफ एव जयवेजयन्तिका--उद्धूट । 

तारलः [तररू-+अण | कामुक, लम्पट, विषयी । 


तारा [तार-+-ठाप्‌] 4. तारा या ग्रह--हंसश्रेणीष तारास 
एरघु० ४॥१९, भतृ ० १।१५ 2. स्थिर तारा--रघु० 
६।२२ 3. आँख की पुतली, आँख का डला--कान्‍्ता- 
मन्तः प्रमोदादभिसरति मदश्रान्ततारश्चकोरः--मा० 
९।३०, विस्मयस्मेरतार:-१।२८, कु० ३।४७ 4. मोती 
5. (क) वानरराज वाली की पत्नी, अंगद की माता, 
इसने अपने पति को राम और सुग्रीव के साथ युद्ध 
न करने के लिए बहुत समझाया । राम द्वारा वाली 
के मारे जाने पर इसने सुग्रीव से विवाह कर लिया 
(ख) देवगुरु बृहस्पति की पत्नी, एक बार चन्द्रमा 
इसको उठा कर ले गया और याचना करने पर भी 
वापिस नहीं किया । घोर यद्ध हुआ, अन्त में ब्रह्मा 
ने सोम को इस बात के लिए विवश कर दिया कि 
तारा बृहस्पति को वापिस दे दी जाय। तारासे 
बुध नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बंध ही 
चन्द्रवशी राजाओं का पृवंज कहलाया (ग) राजा 
हरिश्चन्द्र की पत्नी तथा रोहितास की माता--इसीको 
तारामती भी कहते हैं) । सम०--अधिपः,---आपीड:, 
-पतिः चाँद-रघु० १३।७६, कु० ७।४८, भतृं ० १।७१, 
“-परथः पर्यावरण, वातावरण,--प्रमाणम्‌--नक्षत्र मान 
नक्षत्रकाल,--भूषा रात,--मण्डलम व. तारालोक, 
राशिचक्र 2. आँख को पुतली,--मृगः मगशिरा नाम 
का नक्षत्र । 


तारिकम्‌ [तार-+ठन्‌ | किराया, भाड़ा । 


तारुण्यम्‌ [तरुण-+ष्यञ्ा |] 4. युवावस्था, जवानी 2. ताज्ञगी 
(आल० ) । 

तारेयः [तारा-+ढक्‌ ] . बुधग्रह 2. वालि के पुत्र अंगद का 
विशेषण । 

ताकिकः [तक--ठक ] 4. नेयायिक, ताकिक 2. दाशनिक । 

ताक्ष्य: [तृक्ष-- अण --ताक्षे +-ष्मज्य_ | . गरुड़ का विशेषण 
-जत्रस्तेन ताक्ष्यात्‌ किल कालियन--रघु०» ६।४९ 
2. गरुड़ का बड़ा भाई अरुण 3. गाड़ी 4. घोड़ा 5. साँप 
6. पक्षी । सम०--ध्बजः विष्ण का विशेषण,--नायकः 
गरुड़ का विशेषण । 

तातोंय (वि०) [तृतीय--अण्‌ ] तीसरा । 

तातोंयीक (वि०) [तृतीय--ईकक्‌] . तीस रा--तार्तीयी- 


( ४२८ ) 


कतया मितो5्यमगमत्तस्य प्रबन्धे--न ० ३१३६, तार्ती- 
यीक पुरारेस्तदवतु मदनप्लीषण लोचनं वः--मा० १, 
अनचब० पा०ण। . 

तालः [तल--अण्‌ | . ताड का वृक्ष--भर्तु० २।९०, रघु० 

> १५२३ 2. ताड का बना हुआ झण्डा 3. तालियाँ 
बजाना 4. फटफटाना 5. हाथी के कानों का फड़फड़ाना 
6. (संगी० में) टेक देना, नियत मात्राओं पर ताली 
बजाना--करकिसलतालेर्मग्धवा नत्येमानम्‌ू--उत्तर० 
३।१९, मेघ० ७९ 7. कांसे का बता एक वाद्ययन्त्र 
-रघु० ९॥७१ 8. हथेली 9. ताला, कुण्डी 0. तलवार 
की मूठ,--लम्‌ . ताड वृक्ष का फल 2. हरताल । 
सम०--अड्भुः . बलराम 2. ताड का पत्ता जो लिखने 
के काम आता है 3. पुस्तक 4. आरा,---अवचरः नाचने 
वाला, नट,--केतुः भीष्म का विशेषण,-- क्षीरकम, 
>-गर्भ: ताड का निःस्रवण,--ध्वजः--भूत्‌ (पु०) 
बलराम का विशेषण,-पत्रम 4. ताड का पत्ता जिस पर 
लिखा जाता है 2. कान का आभूषण विशेष, बढ्ध-, 
शुद्ध (वि०) तालों के द्वारा मापा गया, लयात्मक, 
संगीत म॑ मात्राकाल से विनियमित,--मर्देल: एक प्रकार 
का वाद्ययन्त्र, साँस करताल,--यन्त्रम जर्राह का एक 
उपकरण,---रेचनकः नतेक, अभिनेता,-लक्षणः बलराम 
का विशेषण,---वनम्‌ वृक्षों का स्रमूह,-बृन्तम्‌ पंखा-श ० 
२।२१, कु० २२५ । 

तालकम [ताल--कन्‌ | 4. हरताल 2. कुण्डी, चटखनी । 
सम०--आभ (वि०) हरी, (-भः) हरा रंग । 

तालडू: [>-ताडंक:| कान का आभूषण विशेष । 

तालव्य (वि०) [ताल--यत्‌ | ताल से सम्बन्ध रखनेवाला, 
ताल स्थानीय । सम०--बर्ण: ताल स्थानोय अक्षर, 
अर्थात्‌ इ, ई, च्‌ छ ज्‌ झू जज और य्‌ तथा श्‌,-स्वरः 
ताल स्थानीय स्वर--अर्थात्‌ इ ई। 

तालिकः | तल-|-ठक्‌ ] . खुली हथेली 2. ताली बजाना 
--यथकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते-पंच० २।१२८, 
उच्चाटनीय: करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः: 
जने० ३।७ | 

तालितम्‌ [| तड्‌--णिच्‌ -- क्त, डस्य--लत्वम्‌ | !. रंगदार 
कपड़ा 2. रस्सी, डोरी । 


ताली | तल-)-णिच्‌ -- अच्‌ +डीष्‌ |] 4. पहाड़ी ताड़ का 
पेड़, तांड का वृक्ष 2. ताड़ी 3. सुगंध युक्त मिट्टी 
4. एक प्रकार को कुंजी । सम०--वनम ताड़ के वक्षों 
का समह--रघु० ४॥३४, ६॥५७ । ह 

ताल (नपुं०) [ तरल्त्यनेन वर्णा:--तृ+उणू, रस्य लः | 
ऊपर के दांतों और कौवे के बीच का 'गड्डा,--तृषा 
महत्या परिशुष्कतालब:--ऋतु० १॥११। सम० 


+-जिल्लः मगरमच्छ,--स्थान (वि०) ताल स्थानीय 


“(नम ) तालु । 


तालरः [ तल--णिच्‌ ---ऊर ] जलावतें, भंवर । 

तालषकम्‌ | तल--णिच्‌ --ऊषक | ताल । 

तावक (वि०) (स्त्री०--की) तावकोन (वि०) | युष्मद्‌ 
--अण्‌, तवक आदेश:--तवक --खज्म_ ] तेरा, तेरी 
--तपः क्व वत्से कद च तावक॑ वपु:--कु० ५४, कि० 
३।१२, भामि० १३६, ९६ । 

तावत्‌ (वि०) (“यावत्‌ का सह संबंधी) | तत्‌ डावतु | 
. इतना, उतना, इतने--ते तु यावन्‍्त एवाजो तावांइ्च 
दद॒श स ते:--रघु० १२४५, हि० ४॥७२, कु० २।३३ 
2. इतना विद्याल, इतना बड़ा, इतना विस्तुत--यावती 
संभवेद वृत्तिस्तावतीं दातुमहंसि---मनु० ८।१५५, 
९।२४९, भग० २।४६ 3. उतना समस्त, सारा, याव- 
दत्तं तावद्भक्तम्‌--गण०, (अव्य०) . पहले (बिना 
और कुछ काम किये )--आये इतस्तावदागम्यताम्‌ 
--श० १, आह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरइ्चन्द्रकान्तमिव 
--विक्रम० ५१११, मेघ० १३ 2. किसी की ओर से, 
इसी बीच में--सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव, अहें तावत्‌ 
स्वामिनश्चित्तवत्तिमनुवर्तिष्ये--श ० २, रघु० ७।३२ 
3. अभी--गच्छ तावत्‌ 4. निस्सन्देह (किसी उक्ति पर 
बल देने के लिए )-त्वमेव तावत्प्रथमो राजद्रीही--मुद्रा ० 
१, तुम स्वयम्‌ ,--त्वमेव तावत्परिचितय स्वयम्‌ --कु० 
५।६७ 5. सचमच, वस्तुतः (स्वीकृतिसूचक ) -दुढस्ता- 
वद्वन्ध:--हि० १ 6. के विषय में, के संबंध में--विग्रह- 
स्तावदुपस्थित:--हि० ३, एवं कृते तव तावत्कलेशं विना 
प्राणयात्रा भविष्यति--पंच० १ 7. पूणरूप से-तावत्थ- 
कीर्णाभिनवोपचाराम्‌--रघु० ७४, (तावत्प्रकीर्ण -- 
साकल्येन प्रसारित-मल्लि० 8. आश्चय (ओह ! कितना 
आइचयं है ।) ('यावत्‌' के सहसंबंधी के रूप में 'तावंत्‌ 
के अर्थ देखो--'यावत' के नीचे) सम०--हुत्वः 
(अव्य०) इतनी बार,--मात्रम्‌ केवल इतना,--बर्ष 
(वि०) इतने वष पुराना । 

तावतिक (वि०) तावत्क (वि०) [ तावत्‌ --क, इट्‌ ] इतने 
से मोल लिया हुआ, इतने मूल्य का, इतनी कोमत का । 

ताबरिः [ पुं० ग्रीक शब्द | वृष राशि । 


| तिक्‍त (वि०)- [ तिज्‌--क्त ] !. कड़वा, तीखा (छः रसों 


में से एक) मेघ० २० 2. सुगंधित---मेघ ० ३३,-- क्तः 
. कड़वा स्वाद, (कट के नीचे दे०) 2. कुटज वृक्ष 
3. तीखापन 4. सुगंध। सम०--शन्‍्धा सरसों,-- धातुः 
पित्त--फल:,--मरिचः कतक का पौधा,-- सारः खेर 
का वक्ष । 


| तिग्म ( वि०) [ तिज्‌ +-मक जस्यथय गे. | 4. पेन, नकीला 


(शस्त्रों की भांति ) 2. प्रचंड 3. गरम, दाहक 4. तीखा, 
चरपरा 5. उत्तेजक, जोशीला,-- ग्मम्‌ . गर्मी 2. तीखा- 
पन | सम०--अंशुः 4. सूर्य--तिग्मांशु रस्तंगत:-- गीत ० 
५ 2. आग 3. शिव,--करः,--दीधिति:,--रश्सिः सूय । 


गया 


( ४२९ ) 


तिज । (भ्वा० आ० (तिज्‌ का नितांत--इच्छार्थेंक ) तिति- 
क्षते, तितिक्षित) 4. सहन करना, वहन करना, साथ 
निर्वाह करना, साहस के साथ भगतना--तितिक्षमाण- 


परेण निन्दाम---मालवि० १।१७, तांस्तितिक्षस्व _ 


 भारत--भग० २।१४, महावी० २।१२, कि० १३।६८ 

मन्‌० ६।४७, ॥ (चरा० उभ० या प्रेर०--तैजयति 
-- ते, तेजित ) . पता करना, पनाना--कुसुमचापम- 
तेजयदंशुभिः:--रघ्‌० ९।३९ 2. उकसाना, उत्तंजित 
करना, भड़काना । 

तितउः [ तन्‌--डउ, द्वित्वमूं, इत्वम | चलनी (नपुं०) 
छाता । 

तितिक्षा [ तिज-- सन्‌ +-अ-|-टाप, द्वित्वम । सहनशक्ति 
सहिष्णता, त्याग, क्षमा । 

तितिक्ष्‌ (वि०) [ तिज-+-सन-+-उ, द्वित्वम | सहिष्ण 
सहन करने वाला, सहनशील । 

तितिभः [ तितीतिशब्देन भणति 
. जुगन्‌ 
बहोटो । 

तितिरः, तित्तिरः | तिति इति शब्दं राति ददाति रा-क | 
चकोर, तीतर | द 

तित्तिरें: | तित्तीति शब्दं रौति--रु बा० डि तारा० |] 
. तीतर 2. एक ऋषि जो क्ृष्णयजुवंद का प्रथम 
अध्यापक था । 

तिथः [ तिज्‌ + थक, जलोपः ] . अग्नि 2. प्रेम 3. समय 
4. वर्षा ऋतु या शरद । 


तिथि: (पुं० या स्त्री०)) [ अत्‌-+-इथिन्‌, पृषो० वा डीप ] 
. चान्द्र दिवस,-तिथिरेव तावन्न शुध्यति--म॒द्रा ० ५, 
कु० ६।९३, ७।१ 2, १५ की संख्या। सम०--क्षय 
. अभावस्या 2. वह तिथि जो आरम्भ होकर सूर्यो- 
दय से पूव ही या दो सूर्योदयों के बीच में ही समाप्त 
हो जाती हें,--पत्नी पञचाड्र,--प्रणी: चाँद,--वद्धि 
वह दिन जिसमें तिथि दो सूर्योदयों के अन्दर पूरी 
होती है । 

तिनिशः (पुं०) एक वक्ष विशेष--दात्य हेस्तिनिशस्य कोटर- 
वति स्कन्धे निलोय स्थितम्‌--मा० ९७ । 

तिन्तिड:,-डीो, तिन्तिडिका, तिन्तिडिक: [--तिन्तिडी पृषों ० 
तिन्तिडी--कन्‌ -+ टाप्‌, हस्वः, तिम्‌-ईकन्‌ नि० | 
इमलो का वक्ष । 

तिन्दुः, तिन्दुक:-तिनन्‍्दुल: [तिम-|-कु०नि० , तिन्दु--कन, पक्षे 
कस्य लः | तेन्दू का पेड़ । 

तिम्‌ (भ्वा० १२०--तेमति, तिमित) आदर करना, गीला 
करन।, तर करना । 

तिमि: | तिम+-इन्‌ ] । समद्र 2. एक बड़ी विशालकाय 
मछली, छ्लेल मछली---रघ्‌ृ० १३१० । सम०--कोष 
समद्र---ध्यजः एक राक्षस जिसे इन्द्र ने दशरथ की 


तिति+-भण्‌ +-ड | 
2. एक प्रकार का कीडा, इन्द्रवधूटो, वीर- 


सहायता से मारा था (इसी युद्ध में कैकेयी ने मूछित 
दशरथ के प्राणों को रक्षा की, और उनसे दो बर प्राप्त 
किये; इन्हीं वरों से ककेयी ने बाद में राम को १४ 
वर्ष का वनवास दिलाया । 

तिमिझिल: [ तिमि+-गिल--खश्‌, म्‌म्‌ ] एक प्रकार को 
मछली जो 'तिमि' मछली को निगल जाती ह-भामि० 
१।५५, अशनः, गिल: एक एसी बड़ी मछली जो 
तिमिजझ्िल कोभी निगल जाती हँ--तिमिड्डिलगिलो- 
धप्यस्ति तद्गिलोश्प्यस्ति राघव: । 

तिमित (वि०)|[ तिम्‌ +-क्त | . गतिहीन, स्थित, निर्चल 
2. आदर, गीला, तर । 

तिमिर (वि०) [ तिस--किरच्‌ ] अन्धकारमय,-- विन्य- 
स्यन्तीं दशौवि तिमिरे पथि--गीत ० ५, बभव॒स्तिमिरा 
दिश:--महा ०,---२:-- रस अन्वकार--ततन्नेशं॑ तिमिर- 
मपाकरोति चन्द्र:--श० ६।१९, कु० ४॥११, शि० 
४५७ 2. अन्धापन 3. जंग, मर्चा। सम०--अरि:, 
“जद (प०)--रिपु: सूय । 

तिरइची | तियक्‌ जाति: स्त्रियां डीष | जानवर, पश्‌ या 
पक्षी (स्त्री० ) 

तिरहइ्चीन (वि०) [तियक-ख | [. टेढ़ा, पाश्व॑स्थ, 


तिरछा--गतं॑ तिरइचोनमनरुसारथ:--शि० १२, 
--यथा. तिरइ्चीनमरातशल्यम--- उत्तर० ३॥३५ 
2. अनियमित । 


तिरस (अव्य०) [ तरति दृष्टिपथं -- त--असुन्‌ ] बांकेपन 
से, टेढ़पन से, तिरछेपन से; --स तियंडः यस्तिरोंअचति 
-अमर० 2. के बिना, के अतिरिक्त 3. चुपचाप 
प्रच्छन्न रूप से, बिना दिखाई दिये (श्रेण्य साहित्य में 
'तिरस' शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता--बह 
मख्यतः प्रयक्‍त होता ह. (क) 'क़ृ के साथ--ढकना 
घ॒णा करना, आगे बढ़ जाना -- ( रघु० ३।८,१६।२० 
मन्‌० ४।४९, अमरु ८१, भद्ठदि० ९६२, हि० ३।८) 
(ख) 'धा' के साथ-ढकना, छिपाना, अभिभूत करना 
अन्तर्चान होना (रघ्‌ू ० १०।४८, ११॥९१) और (ग) 
'भू' के साथ--अन्तर्धान होना (रघृ० १६२०, भट्ठि 
६।७१, १४४४) । सम०-करिंणे-कारिणी . परदा 
घंघट--तिरस्करिण्यो जलूदा भवन्ति- कु० ११४ 
मालवि० २॥१ 2. कनात, कपड़े का पर्दा,--कार 
-+ क्रिया . छिपाना, अन्तर्धान करना, घृणा,--क्ृत 
(वि०) . जिसकी अवहेलना की गई हो, अपमानित, 
निरादत 2. गहित 3. गप्त, ढका हुआ,--धानम्‌ 
. अन्तर्घान होना, दूर हटाना --अय खल तिरोधान- 
मधियाम--गद्भा० १८ 2. आच्छादन, अवगुृण्ठन, 
म्यान, -भाव: ओझल होना,--हिंत (व०) 4. ओझल 
हुआ, अंतहित 2. ढका हुआ, छिपा हुआ, गृष्त । 
तिरयति (ना० घा० पर०) 4. छिपाना, गप्त रखना 


( ४३० ) 


2. बाधा डालना, रोकना, रुकावट डालना, दृष्टि से 
ओझल करना --तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोह 
--मा० १।४० बारम्बार तिरयति दुशोरुदगम बाष्प- 
प्र:--३५ 3. जीतना । 

तिर्यंक (अव्य० ) [ तिरस-+-अञ्च्‌ | क्विपू, तिरस: तिरि 
आदेश:, अड्चेनलोप: | टढेपन से, तिरछेपन से, तिरछा 
या टेढ़ी दिशा में --विलकोकयति तियक--काव्य ० १० 
मेघ० ५१, कु० ५॥७४ । 


सियेंच (वि०) (स्त्री०--तिरइचो, विरलत:-तियंची ) 
| तिरस +-अज्च्‌ -|- क्विप, तिरस: तिरि आदेश:, 
अञ्चेनलोप: | १. टेढ़ा, आड़ा, अनप्रस्थ, तिरछा 
2. मड़ा हुआ, वक्र --(पुृ० नपु०) जानवर (जो मनुष्य 
की भाँति सीधा न चल कर, टेढ़ा चलता हैँ) निम्न 
जाति का या बद्धिहीन जानवर--बन्धाय दिव्य न 
तिरश्चि कश्चित्‌ पाशादिरासादितपौरुष: स्यात्‌---नै० 
३॥२०, कु० शडटासमठः-अन्तरम आरपार मापा 
हुआ मध्यवर्ती स्थान, चौड़ाई,--अयनम्‌ सूर्य द्वारा 
वाधिक परिक्रमण,--ईक्ष (वि०) तिरछा देखने वाला 
>-जातिः (स्त्री०) पश-पक्षी की जाति (विप० मनष्य 
जाति ), --प्रमाणम्‌ चोड़ाई,--प्रक्षणम्‌ तिरछी आँख 
करके देखना,-योनि: (स्त्री०) पशु-पक्षो की सृष्टि 
या वंश-तियंग्योनी च जायते-मनु ० ४।२० ०,-ख्रोतस 
(पूं०) जानवरों की दुनियां, पशु सष्टि । 


तिल: [तिल--क] 4. तिल का पोधा--नासाम्येति तिल- 
प्रसूनपनदवीम्‌--गीत ० १० 2. तिल के पौधे का बीज 
--नाकस्माच्छाण्डिलोमाता विक्रीणाति तिलंस्तिलान 
लाचितानितरयन कायमत्र भविष्यति | पञ्च० २५५. 
3. मस्सा, धब्बा 4 छोटा कण, इतना बडा जितना 
कि तिल--। सम ०--अम्ब,--उदकम्‌ तिल और जल 
(दोनों को मिला कर मृतकों का तपंण किया जाता 
हैं) श० ३, मन॒० ३।२२३,--उत्तमा एक अप्सरा 
का नाम,--ओदन:,-नम्‌ तिल और दूध मिश्वित भात, 
--कलक: तिल को पीस कर बनाई गई पीठी, 'ज: 
तिलों की खली,---कालक: मस्सा, तिल के बराबर 
शरीर पर होने वाला काला दाग़--क्षिट्टमू, - खलि: 
(सत्री० ) -खलो,-चर्णम्‌ तेल के निकालने के परचात्‌ 
बची हुई तिलों की खल--नण्ड्तकम्‌ आलिड्रन (जिस 
प्रकार तिल चावल मिलते हैं, इसी प्रकार आलिड्भन 
दो शरीर भिलते हूँ ),-- तेलम तिलों का तेल,--पर्ण 
त।रपीन, (-णंम्‌) चन्दन की लकड़ो,-- पर्णी . चन्दन 
का पेड़ 2. धूप देना 3. तारपीन,--रसः तिलों का 
तेल,--स्नेहः तिलों का तेल,--होभः: वह होम जिसमें 
तिलों की आहुति दी जाय । 
तिलक:(तिल-+- कन्‌ |. सुन्दर फूलों का एक वक्ष; -आकान्ता 
तिलकक्रियापि तिलकर्ल्ीनद्विरेफाञ्जन:-मालवि० ३।५, 


न खल शोभयति सम वनस्थलीं न तिलकस्तिलक 
प्रमामिव--रघ० ९४४१ 2. शरीर पर पड़ी चित्ती 
या खाल पर हुआ कोई नसगिक चिह्न॒,--क:,-- कम्‌ 
4. चन्दन की लकड़ी या उबटन आदि से किया गया 
चिह्न मुख मधुश्रीस्तिलक॑ प्रकाश्य--कु० ३।३० 
कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं--भामि० २।४, 
११२१ 2. किसो वस्तु का अलड्धूगर (पूज्य 'प्रमख 
श्रेष्ठ अर्थ में समास के अन्त में प्रयक्‍कत ),--का एक 
प्रकार का हार,.--क्षम 4. मत्राशय 2. फफड 3. एक 
प्रकार का नमक । सम० आश्रय: मस्तक । 

तिलन्तुद: [तिल--तुद--खशू, मम] तेली । 

तिलदः (अव्य०) [ तिल--शस्‌ ] तिल तिहू करके, कण 
कण करके, अत्यन्त अल्प परिमाण में । 

तिलित्सः (पृ०) एक बड़ा साँप । 

तिल्‍्वः [तिल +-वन्‌ ] लोध का पेड़ । 

लिष्ठदगू (अव्य०) [तिष्ठन्त्यों गावो यस्मिन काले, तिष्ठत्‌ 
+ंगो नि०] गौओं के दोहने का समय (अर्थात 
सायकाल का समय डंढ़ घण्टा बीतने पर )--अतिष्ठदग 
जपन सन्ध्याम भादि ० ४९४ ( तिष्ठ द्ग >- रात्र 
प्रथमनाडिका ) 

तिष्यः [तुष-+क्यप्‌ नि०| 4. २७ नक्षत्रों में आठवाँ नक्षत्र, 
इसे पुष्य भी कहते हैँ 2. पौध मास (चान्द्र ),-ष्यम्‌ 
कलियग । 


तीक्‌ (म्वा० आ०- तीकते ) जाना, हिलना-जुलना, तु० 
टीक । 
तीक्षण (३०) [तिज्‌-+-क्स्न, दी्घे:] . पैना (सभी अर्थों 
), तीखा, शि० २१०९ 2. गरम, उष्ण (किरणों 
की भांति) क्रतु० “११८ 3. उत्तेजक, जोशीला 
4. कठोर, प्रबल, मज़बत (उपाय आदि ), 5. रूखा 
चिड़चिड़ा 6. कठोर, कट, कड़ा, सख्त,-- मन ० ७।१४० 
7. अनिष्टकर, अहितकर, अशभ 8. उत्सुक 9. बुद्धि- 
मान, चतुर 40. उत्साही, उत्कट, ऊर्जस्वी 4. भक्‍त 
आत्मत्याग करने वाला,-- क्ष्ण० 4. जवाखार 2. लम्बी 
भिच 3. काली मिचे 4. काली सरसों या राई,-- क्ष्णम्‌ 
, लोहा 2. इस्पात 3. गर्मी, तीखापन 4. यद्ध, लड़ाई 
5. विष 6. मत्य 7. शस्त्र 8. समद्री नमक 9. क्षिप्रता। 
सम०--अंशुः 4. सूयं 2. आग, - आयसम इस्पात 
- उपाय: प्रबल साधन, मजबूत तरकोब,-कन्दः प्याज़, 
- कमन्‌ (वि०) उद्यमी, उत्साही ऊजस्वी, -- दंष्ट 
व्याध्र,--धारः तलवार,-- पुष्पम्‌ लॉग,-पुष्पा . लौंग 
का पौधा 2. केव़ का पौधा,--बुद्धि (वि०) तीद्र- 
बद्धि, तेज, चतुर, घाघ, कुशाग्रब॒द्धि, - रश्मि: सूय 
-रसः . जवाखार 2. जहर का पानी, ज़हर--शत्रु- 
प्रयक्तानां तीक्ष्णएससदायिनाम--मद्रा ० १।२,--लौहम 
इस्पात,-- श्कः जौ । 


( ३१ ) 


तीम (दिवा० पर० तीम्यति) गीला होना, तर होना । 

तीरम [ तीर +अच्‌ | . तट, किनारा--नदीतोर, सागर- 
तीर आदि 2. उपान्त, कगर, २: . एक 
प्रकार का बाज 2. सीसा 3. टोन । 


तीरित (वि०) [तीर्‌--क्त] सुलझाया हुआ, समंजित, साक्ष्य 
के अनुसार निर्णीत,-तम्‌ किसी बात का सोच विचार । 

तीर्ण (वि०) [ तृ+-क्‍्त | . पार किया हुआ, पार पहुंचा 
हुआ 2. फलाया हुआ, प्रसारित 3. पीछे छोड़ाहुआ 
आगे बढ़ा हुआ । 


'तीथंम | तृ--थक ] (६. मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट 2. नदी 
में उतरने का स्थान, घाट (नदी के किनारे बनी हुई 
सीढ़ियाँ) --विषमो5पि विगाह्यते नयः कृततीर्थ: पयसा- 
मिवाशय:--कि० २।३, (यहाँ तीर्थ का अर्थ “उपचार 
या साधन' भी हैं) --तीर्थ स्वंविद्यावताराणाम्‌--का ० 
४४ 3. जलूस्थान 4. पवित्रस्थान तोर्थयात्रा का उप- 
यक्‍त स्थान, मन्दिर आदि जो किसी पुण्यकाय के लिए 
अपित कर दिया गया हो (विशेष कर वह जो किसी 
पावननदी के किनारे स्थित हो )--शुति मनो यद्यस्ति 
तीथन किम-भत्‌० २॥५५ रघ० १॥८५ 5. माग, 
माध्यम, साधन--तदनेन तीथन घटेत--आदि --मा ० 
१ 6. उपचार, तरकीब 7. प्रण्यात्मा, योग्यव्यक्ति 
श्रद्धा का पात्र, उपयक्‍्त आदाता--क्व पुनस्तादृशस्य 
तीयंस्य साघो: संभव: उत्तर० १, मन० ३॥१०३ 
8. धर्मोपदेष्टा, अध्यापक--मया तीर्थादर्भिनयविद्या 
शिक्षिता--माल॒वि० १ 9. स्रोत, मल 40. यज्ञ 
॥. मन्त्री 42. उपदेश, शिक्षा 43. उपयकत स्थान या 
क्षण 4. उपयकक्‍त या यथापूर्व रीति 5. हाथ के कुछ 
भाग जो देवताओं और पितरों के लिए पवित्र होते हूँ 
6. दर्शनशास्त्र के विशिष्ट सिद्धान्त वादो 47. स्त्रियो- 
चित लज्जा 8. स्त्रोरज 9. ब्राह्मण 20. अग्नि,---थें: 
सम्मान सूचक प्रत्यय जो सन्‍्तों और संन्यासियों के नामों 
के साथ जोड़ा जाय---उदा० आननन्‍्दतीर्थ आदि | सम० 
--उदकम्‌ पवित्र जल---तीर्थोदर्क च वलह्लिश्च नान्यत 
शद्धिमहुत: -उत्तर० १।१३,--करः . जन अहंत 
धमशास्त्रोपदेष्टा, जन सन्त (इस अर्थ में 'तोथंकर 
भी) 2. संनन्‍्यासी 3. अभिनव दाशेनिक सिद्धान्त या 
धमशास्त्र का प्रवतेक 4. विष्ण,--काक:,--ध्वांक्ष:, 
--वायस: तोर्थ का कौवा अर्थात्‌ छोलप तीर्थोपजीवी 
“भूत (वि०) पावन, पवित्र,--यात्रा किसी पवित्र 
स्थान के दक्षतार्थ जाना, पावनस्थानों की यात्रा, 
--रॉजः प्रयाग, इलाहाबाद,--राजि:ः--जी (स्त्री०) 
बनारस का विशेषण,--बाकः सिर के बाल,--विधि 
(क्षौर आदि) संस्कार जो किसी तो स्थान पर किये 
जाय, | (वि०) तीथ में वास करने वाला 
(पुं०) सारस | 


तीथिकः [तीये--ठन। तीर्थ यात्री, वह संन्यासी ब्राह्मण जो 
तीर्थों के दर्शनार्थ निकला हो, पण्डा 

तीवरः [त्‌--ष्वरच | . समद्र 2. शिकारी 3. राजपुत्री को 
किसो क्षत्रिय (वर्णसंकर) के संयोग से उत्पन्न वर्ण- 
सकर सन्‍्तान । 

तीज (वि० ) | तोब्र +- रक ] !. कठोर, गहन, पना, तेज़, 
प्रचण्ड, कड़ वा, तोखा, उग्र-विलहुघिता धो रणती ब्रयत्ना 
--रघु० ५।४८, घोर या प्रचण्ड प्रयत्न--उत्तर० रे। 
३५ 2. गरम, उष्ण 3. चमकोला 4. व्यापक 5. अनन्त, 
असीम 6. भयानक डरावना,---ब्नम !. गरमी, तीखापन 
2. किनारा 3. लोहा, इस्पात 4. टीन, रांगा,--बन्नस 
(अव्य० ) प्रचण्ड रूप से, तेज़ी से, अत्यन्त | सम० 
-- आनन्दः शिव का विशेषण,--गति (वि०) शीक्र- 
गा।मी, फ़र्तीला --पौरुषम . “साहसपूर्ण शौय्य 2. श्र- 
वोरता,--संवेग (वि०) . दृढ़-आवेगयक्त, दृढ़निश्चयी 
2. अत्यग्र, अत्यन्त तेज़ । . 


तु (अव्य०) [ तुद +-ड्‌ ] (वाक्य के आरम्भ में नितान्त 
प्रयोगाभाव, प्राय: प्रथम शब्द के पश्चात प्रयोग) 
. विरोध सूचक अव्यय---अर्थ---'परन्तु' “इसके विप- 
रोत दूसरी ओर तो भी --स सवंषां सुखानामन्तं 
ययौ, एक तु सुतमुखद्शनसुखं न लेभें--का० ५९, 
विपयय तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव--श ० 
५, (इस अयथे में 'तु बहुधा कि और पर के साथ 
जोड़ दिया जाता हु और 'किन्तु' तथा (परन्तु तु के 
विपरोत वाक्य के आरम्भ में प्रयकक्‍्त होते हैं) 2. और 
अब, तो, और --एकदा तु प्रतिहारी समपसत्याब्रवीत्‌ 
-+का० ८, राजा तु तामार्यां श्रत्वाअब्रवीत्‌ --१२ 
3. के सम्बन्ध में, के विषय में, की बाबत--पअवत्यतां 
ब्राह्मणानूृहिश्य पाक:, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्र- 
लब्धासि -म॒द्र ० १ 4. कभी कभी इससे “भेंद' या 
श्रेष्ठ गुण का पता लगाता हे--मष्टं पयो मष्टतर तु 
दुग्धम्‌ --गण ० 5. कभी कभी यह “बलात्मक' अव्यय के 
रूप में प्रयक्‍्त होता ह--भीमस्तु पाण्डवानां रोद्र:, 
गण० 6. कभी कभी केवल यह पद पूति के लिए ही 
प्रयक्‍त होता हू--निरथंक तुहीत्यादि प्रणेकप्रयोजनम्‌ 
“चन्द्रा० २।६ । 

तुक्वार:, तुखार:, तुषार: (पूं०) विन्ध्याचल पर रहने वाली 
एक जाति के लोग--तु० विक्रमांक ० १८।९३ । 

तुड़ (व०) [ तुज्ज---घञ्य, कुत्वम ] . ऊंचा, उन्नत, 
लम्बा, उत्तग, प्रमख-जलनिधिंमिव विधमण्डलरूदश नत र- 
लिततुज्भतरड्भम -गीत० ११, तुज्ं नगोत्संगमिवारु- 
रोह--रघ० ६।३ ४७०, शि० २।४८, मेघ० १२॥६४ 
2. दीोघे 3. ग्म्बजदार 4. मुख्य, प्रधान 5. उग्र 
जोशीला,--ग:ः 4. ऊंचाई, उन्नतता 2. पहाड़ 3. चोटी 
शिखर 4. बधग्रह 5. गेंडा 6. नारियल का पेड़। सम० 


( ४5३२ ) 


“बीज: पारा,--भद्र: दुर्दान्त हाथी, मदमत्त हाथी, 
--भद्रा एक नदी जो कृष्णा नदी में गिरती है,-- वेणा 
एक नदी का नाम,--शेकर: पहाड़ । 

तुड़ी | तुद्भ+डीष | 4. रात 2. हल्दी । सम०--ईशः 
. चन्द्रमा 2. यूथ 3. शिक की उपाधि 4. कृष्ण की 
एक उपाधि,-पत्ति: चन्द्रमा । 

तुच्छ (वि० ) [तुद्‌-क्विप्‌--तुद +छो-+-क |. खाली, शून्य, 
असार, मच्द 2. अल्प, क्षुद्र, नगण्य 3. परित्यक्स, सम्प- 
रित्यक्त 4. नीच, कमीना, नगण्य, तिरस्करणीय, निक- 
मा 5. गरीब, दीन दुःखी,--च्छम्‌ तुष, भूसी | सम० 
“दर; एरण्ड का वक्ष,--धान्य:,---धान्यक: भूसी, ब्र । 

तुञ्ज: [तृञ्ज --अच | इन्द्र का'वज्न । 

तुटम: [तट -|-उग | मसा, चहा 

तुण (तुदा० पर०-तुणति) ॥. टेंढ़ा करना, मोड़ता, 
झकाना 2. चालबाजी करना, ठगना, धोखा देना । 

तुण्डस्‌ [तुण्ड--अच | . मुंह, चेहरा, चोंच (सूअर की ) 
“थूथनतुण्ड राता म्रकुटिलं: (ईका:)--काज्या ० २।९ 
2. हाथी की संड 3. उपकरण की नोक । 

तुण्डि: [तुण्ड-|-इन्‌ | . चेहरा, मह 2. चोंच,-डि: (स्त्री०) 
नाभि, स॒ण्डी । 

तुण्डिन (पुं०) [तुण्ड--इनि] शिव के बल का नाम । 

तुण्डिभ (वि०) [तुण्ड--भ | दे ० 'तुन्दिभ' । 

तुण्डिल (वि०) [तुण्ड---भ सिध्मा० लच्‌ वा] . बातृनी 
वाचाल 2. उभरी हुई नाभि वाला 3. गष्पी--तु० 
तुन्दिल' | 

तुत्य: [तुद्‌ +"थक | ]. आग 2. पत्थर,--त्यम एक प्रकार 

का नीछा थोथा या तूतिया जो सुम की भाँति आँख 

में डाला जाय,--व्था । छोटी इलायची 2. नील का 

पोधा । सम ०---अज्जनम तूतिया या कासोस,जों आँखीं 

में दवा की भाँति लगाया जाय । 

(तुदा० पर०--तठुद॒ति, तुपन्न) . प्रहार करना, घायरू 

करना, आघात करता--तुतोद गदया चारिम --भट्ठि 

१४॥८१, १५।३७, शि० २०७७ 2. चुभोना, अंकुश 

चूभोना 3. खरोंचता, चोट पहुँचाना 4. पीड़ा देना 

तंग करना, सताना, कष्ट देना--सुतीक्षणघारापतनोग्र- 

सायकंस्तुदन्ति चेत: प्रसभ॑ प्रवासिनाम--ऋतु० २॥४, 

६।२८, आ--, प्रहार करना, ताडना देना, मन ० ४! 

६८, प्र--ज मारना, चोट पहुँचाना, घायल' करता 

(प्रर०) प्रेरित करना, आगे ढकेलता (आलं०), जोर 

डालना, बार २ आग्रह करना (किसी काम को करने 

के लिए)--प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति 

भाग्यकृतां दशामवेक्षय --मच्छ ० १।५६ । 

तुन्दम [ तुत्द्‌ --दन पुषो० | पेट, तोंद । सम०---कषिका, 
-कपों नाभि का गते,--परिमाजें, --परिमज--मसज 
(वि०) सुस्त, आलसी 


उन्दवन (वि०) [ तुन्द--मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] तोंदवाला 


तुन्दिक, तुन्दिन, तुन्दिभ, तुन्दिल (वि०) [तुन्द-+ठन्‌, तुद 
+इनि, तुन्दि -|-भ, तुन्द+इलच्‌] . मोटे पेट वाला 
2. जिसकी तोंद बढ़ गई है 3. भरा हुआ, लदा हुआ 
“मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्य:-भामि ० 
१।६ । 

तुन्न (वि०) [तुद--कत | ]. प्रहूत, चोट किया हुआ, घायल 
2. सताया हुआ | सम ०--वायः दर्ज़ी 


तुभ (दिवा०, क्रया० पर०--तुम्यति, तुम्ताति) चोट 
मारना, क्षति पहुचाना, प्रहार करना--भट्टि० १७! 
'9९, ९० | 

तुमुल (वि०) [वु--मुलक्‌] . जहाँ पर शोरगुल मच रहा 
ही, कोलाहलमय भग ० १।॥१३, १९ 2. भीषण, क्रोघी 
--रंघ० ३॥५७ 3. उत्तंजित 4. उद्धिग्तन, घबड़ाया 
हुआ, व्याकुल, अन्यवस्थित---रघु ० ५।४९, ( पुं० नपु० ) 
. होहल्ला, हंगामा 2. अव्यवस्थित द्न्द्र युद्ध, रण- 
संकुल । | 

तुम्बः [तुम्ब्‌--अच | एक प्रक,र की लौकी ! 

तुम्बर: [तुम्ब+ रा+क| एक गंध का नाम, दे० तुम्बरु 
--रमस्‌ एक प्रकार का वाद्य यंत्र तान पूरा 

तुम्बा [तुम्ब+-टठाप| . एक प्रकार की रूम्बी लौकी 
दूधार गाय । 

तुम्बि, जो (स्त्री०) [तुम्ब्‌- इन्‌, तुम्बि--डीप] एक 
प्रकार की लौकी कड़वी तम्बी,-न हि तुम्बीफलविकलो 
वोणादण्ड: प्रयाति महिमानम-भामि० १।८० । 

तुम्ब (बु) रुः [तुम्ब-+-उरु | एक गंधवे का नाम । 

तुरड्धः [तुरेण वेगेन गच्छति--तुर-- गम्‌-+ड]| व. घोड़ा 
--तुरगखुरहतस्तथा हि रेण:---श० १३१, रघु० 

१।४२, २।५१ 2. मन, विचार,--गी परोड़ी। उ्षम० 

-आरोहः घड़सवार,--उपचारक: साइस,--प्रियः, 

“यम, जौ,--शअ्रह्मचयंम वबलात-कृत या अनिवाये 

ब्रह्मचये, सत्रीसंग के अभाव में विवश हो ब्रह्मचये- 

जीवन विताना । 

तुरगिन्‌ (पं) [तुरग--इनि] घड़सावार । 

तुरड्र: [तुर+ गम्‌+ख़च्‌ मुम्‌ वा डिनच्च| घोड़ा--भानुः 
सकृय्क्तत्रद्भर एव--श० ५॥५, रघृ० ३।३८, १३॥३ 
गम मत, विचार,--मी घोड़ी | सम ०--अरिः भेंसा 
+>द्विषणी भेंस,--प्रियः--यम जौ,--मेघः अरवमेघ 
यज्ञ--रघु० १३।६१,-- यायिन्‌,--सादिनू (पु०) 
बकक्‍त्राः---चदनः किन्नर,-- शाला,-- -स्थानम अस्तवल, 
अश्वशाला ,--स्कन्धः घोडों का दल । 

त्रड्डमः: ([तुर+गर् +खच्‌, मुम्‌| घोड़ा, रघु० ३।६३, 
२|७छ२ । 

तुरायणभ [तुर--फक | . अन[सक्ति 2. एक प्रकार का यज्ञ । 


( डर३र३े ) 


तुरासाहू (पुं०) [तुर + सह +- णिच्‌ +- कवि (कतृ० 
ए० व०-तुराषाट-ड ) इन्द्र, कु० २॥१, रघ्‌० 
१५|४० | 

तुरी [तुर+ इन -+-छीप्‌| 4. एक रेशंदार उपकरण जिससे 
जलाहे बाने के धागों को साफ़ करके अलग अरूग 
करते हैं 2. नली, जुलाहे की नाल--तख्टचातु रीतुरी 
-+न० १।१२ 3. चित्रकार की कची । 

तुरीय (धि०) [चतुर॒+छ, आद्यकोप:]| चौथा,--यम्‌ 
चौथाई, चौथा भाग, चौथा (वेदा० द० में) 2. आत्मा 
की चतुर्थ अवस्था जिसमें वह ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
के साथ तदाकार हो जाती हं। सम०--वण: चोथ 
वर्ण का मनष्य, छाद्र । 

तुरुष्क: [ब० व०] तुक लोग । 

तुय (वि०) |चतुर्‌+यत्‌, आद्यलोप:] चौथा, नं० ४॥१२३ 
--र्यस . एक चौथाई, चौथा भाग 2. (वेदा० द० में) 
आत्मा की चौथी अवस्था जिसमें आत्मा ब्रह्म के साथ 
तदाकार हो जाती है । 

तुल (म्व)० पर०, चरा० उभ-तोंूति, तोलयति-ते 
(तुलयति-ते “भी जिसे कुछ लोग तुला की नामधातु 
मानते हैं) . तोलना, मापना 2. मन में तोलना, 
विचार करना, सोचना 3. उठाना, ऊपर करना 
--कैलासे तुलिते---महावी ० ५३७, पौलस्त्यतु लितस्या- 
द्रेरदधान इव हियम--रघु० ४॥८०, १२।८९, शि० 
१५।३० 4. सम्भालना, पकड़ना सहारा देना -पृथिवी- 
तले तुलितभूभदुच्यसे--शि० १५।३०, ६१ 5. तुलना 
करना, उपमा देना (करण० के साथ )-मर्ख इलेष्मागार 
तदपि च गशशबाहूुन तुलितम्‌-भतृ० ३॥२०, शि० 
८।१२ 6. तुल्य होना, समकक्ष होना (कर्म० के साथ) 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमल यत्र तैस्तेविशेष:--मेघ० ६४ 
7. हल्का करना, गहँण, करना, तिरस्कार करना-- 
अन्तःसारं घन तुलयित नानिल: शक्ष्यति त्वाम--मेघ ० 
२०, (यहाँ 'तु का अथं हूं 'सम्भालना या बहा ले 
जाना ) शि० १५।३० 8. सन्देह करना, अविश्वास 
पूर्वक परीक्षण करना--कः श्रद्धास्यति भतार्थ सर्वो मां 
तुलयिष्यति-मृच्छ ० ३।२०, ५।४३ (यहाँ कुछ संस्क रणों 
में 'तृलयिष्यति” भी पाठ है) 9. जांच करना, परीक्षण 
करना, दुदेशा करना ---हा अवस्थे ! तुलयसि--मृच्छ ० 
१, (तृलयसि ),--उद,---सम्भालना, सहारा देना 
थामे रहता । 

तुलनम [तुल-+ल्यूट | . तोलना 2. उठाना 3. तुलना करना 
उपमा देना आदि,--ता 4. तुलना 2. तोलना 3. उठाना 
उन्नयन 4. निर्धारण करना, आंकना, प्राक्कलन करना 
5. परीक्षा करना । 

तुलसी [तुलां सादश्यं स्यति नाशथति--तुला--सो |-क 
+जडीपष्‌ | एक पवित्र पौधा जिसको हिन्दू विशेषकर 

ञ्‌ ्‌ 


विष्ण के उपासक पूजा करते हैं। सम०--पत्रम्‌ 
(शा०) तुलसी का पत्ता, (आलं०) बहुत तुच्छ 
उपहार,-बविवाहः कातिक शुक्ला द्ादशी को, बालकृष्ण 
की प्रतिमा के साथ तुलसी का विवाह | 

तुला [तोल्यतेन्‍्नया--तुल--अहू-+ टाप्‌| तराजू, तराजू 
की डंडी । 

तुलया धृ्‌ . तराजू में रखना, तोलना 2. माप तोल 3. तोलना 
4. मिलाना---झलना, समानता, समकक्षता, समता 
(संब०, करण० या समास में प्रयोग )--कि घ॒र्जेटेरिव 

३।८, तुलां यदारोहति 
दत्तवाससा---कु ० ५।५४, रघृ० ८।१५, सद्चयः: पररुप २-- 
तुलामधिरोहतां हैं--रघु० ५।६८, १९।८, ५० 5. तुला 
राशि, सातवों राशि--जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि 
जलद॒पटलानि--पंच० १।३३० 6. घर की छत पर 
लगा ढाल शहतीर 7. सोना चांदी तोलने का १०० पलक 
बट़ा । सम०-कटः कम तीलना,--कोटि:,--टी 
नपुर (परों में पहनने का स्त्रियों का आभूषण ) --- लीला 
चलत्स्त्रीचरणारुणोत्पलस्खलत्तलाकोटि निनादकोमल:--- 
शि० १२।४४,--कोश:ः--षः तोल द्वारा कर्टिन 
परीक्षा,--दानम शरीर के बराबर तोल कर सोने या 
चाँदो का किसी ब्राह्मण के लिए दान,--धटः तराज्‌ का 
पलड़ा,--धरः . व्यापारी, व्यवसायी, सोदागर 2. राशि- 
चक्र में तुलाराशि,--धारः व्यापारी, व्यवसायी, सौदा- 
गर,--परीक्षा तुला द्वारा तोलने की कठिन परीक्षा 
--पुरुष: सोना, जवाह रात तथा अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुए जो 
एक मनष्य के भार के बराबर हों (तथा दान में किसी 
ब्राह्मण के लिए दी जाय) तु० तुलादान,-प्रग्रहः, 
--प्रग्राहः तराज की डंडी या डोरी,---मानम्‌, -- यष्टिः 
तराज की डंडी,--बोजम्‌ घुंधघती, गुजा,--सूत्रम तराजू 
की डोरी । 

लुलित (भू० क० कृ०) [ तुल-+क्त ] 4. तोला हुआ 
प्रतितुलित 2. तुलना किया हुआ, उपमित, बराबर 
किया हुआ--भतृ्‌ ० ३।३६, दे० तुल । 

तुल्य (वि०) [तुलया संमितं यत्‌| . समान प्रकार या 
श्रेणी का, संतुलित, समान, सदृश, अनुरूप (संबं० या 
करण ० के साथ अथवा समास में ) मन॒ ० ४।८ ६, याज्ञ ० 
२।७७, रघृ० २॥।३५, १२॥८०, १८।३८ 2. योग्य 
3. समरूप, वही 4. समदर्शी। सम ०--दर्क्षन समर्दर्शी, 
सबको सम्रदृष्टि से देखने वाला,-- पानम्‌ मिलकर 
मद्यपान करना, सहपान,-- योगिता (अलं० शा० में) 
एक अलंकार, एक ही विशेषण रखने वाले कई पदार्था 
का एकत्र संयोग, पदार्थ चाहे प्रसंगानकल हो अथवा 
असंबद्ध- नियतानां सक्ृद्धमं: सा पुनस्तुल्ययोगिता 
-काव्य० १०, तु० चन्द्रा० ५।४१,--रूप (वि०) 
अनुरूप, समरूप, समान, सदृश । 


( डरेड ) 


तुबर (वि०) [ तु+ष्वरच ] . कषाय, केला 2. बिना | 


दाढ़ी का (तृवर भी) 

(दिवा० पर०--तुष्यति, तुष्ट ), प्रसन्न होना, सन्तुष्ट 

होना, परितृप्त होना, खश होना (प्रायः करण० के 

साथ ) -- रत्नमहहँस्तुत्तुकन-देक:--भतुं ० २।८० मनु० 

२।२०७, भग० २॥५५, भट्टि० २१३, १५॥८, रघु० 

३।६२, प्रर० --तोषयति ते, प्रसन्न करना, परितुष्ट 

करना, सनन्‍्तुष्ट करन, परि--,परित॒ प्त हीना, प्रसन्न 

हीना, सन्तुष्ट होना--वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्वं च 

लक्ष्म्या--भतं ० ३।५०, अस्मत्कृते चा-परितष्यति 

काचिदन्या-२। २, सम -,प्रसन्न होना, परितप्त होना 

सन्तुष्ट होना--सन्तुष्टों भायया भर्ता भर्ता भार्या 

तथव च मनु० ३॥६०, भतं ० ३।५, भग० ३॥१७ । 

तुष: | तुष---क ] अनाज को भूसी,--अजानताथ्थं तत्सव 
(अध्ययनम ) तुषाणां कण्डनं यथा -मनु० ४।७८ ॥ 
सम ० - अग्नि:-- अनलः अनाज की भूसी या बूर की 
आग,--अम्बु (नप० ),--उदकस्‌ चावल या जौ की 
कांजी,-- ग्रहः, - सारः आग । 

तुधार (वि०)[ तुष--आरक |] ठण्डा, शीतल, तुषाराच्छन्न 

(पाले के कारण शीतल ), ओस से युक्त--शि० ९७ 

अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुर्गान्धि: स्वदते 

तुषारा - न० ३।९३, रः . कोहरा, पाला 2. बफं 
हिम--क्रु० १६, ऋतु ० ४॥१ 3. ओस-रघ० १४।८४ 
श० ५।१९ 4. घन्द, क्षीणवर्षा, फुहार, ठण्ड पानी की 
बौछार,---पृक्‍तस्तुबारंगिरिनिझं राणाम्‌ - रघ्‌० २।१३, 
९।६८ 8. एक प्रकार का कपूर। सम०--अद्दि 
>गिरि:,--पर्वतः हिमालय पहाड़--तुषाराद्रिवात, 
>-मेघ० १०७, - कणः ओस के कण, हिमकण, कुहरा 
पाला,--कालः सरदी का मोसम,--किरण:, रश्मिः 
चन्द्रमा,--अमरु ४९, शि० ९॥२७,-गौर (वि०) 
. हिम की भांति रवेत 2. हिमर के कारण श्वेत,--रः 
कपूर । 

तुषिताः (ब० व०)[ तुब--कितच्‌ ] उपदेवताओं का समह 
जो गिनती में १२ या ३६ कहे जाते हैं । 

तुष्ट (भू० क० कृ०) [ तुष--कक्‍्त ] . प्रसन्न, तुष्ट, खुश 
परितृप्त, परितुष्ट 2. जो कुछ अपने पास हूँ उसी से 
सन्तुष्ट, तथा अन्य के प्रति उदासीन । 

तुष्टि: (स्त्री०) [तुष--क्तिन ] . सन्‍्तोष, परितृप्ति, प्रस- 
न्ता, परितोष 2. (सां० द० में कै स्वीकृति, प्राप्त 
वस्तु से अधिक की लालसा न ह 

तुष्ट: [ तुष--तुक ] कर्णमणि कानों में पहनने की मणि 

तुस>तृष। , 

तुहिन (वि०) [ तुह+इनन्‌, हृस्वश्व ] ठण्डा, शोतलरू 
--नम्‌ . हिम, बफ़ 2. ओस, कुहरा - तृणाग्ररूग्न- 


। 


स्तुहिन: पतड्ि: -ऋतु० ४७, २।१५ 3. चाँदनी [ 


4. कपूर । सम०--अंजश्ुः.-- करः,-- किरण:,-- थयति 
--रश्सि:.. चन्द्रमा,--शि० ९।३० 2 कप्र, - अचल 
-अदरिः,-- शलः हिमालय पहाड़---रघ ० ८।५४,-कण 
ओस की बंद--अमरु ५४,--शकरा बफ़ । 

ण्‌। (चरा० उभ ०-तृणयति-तै ) सिकोड़ना, ॥ (चरा० 
आ० -- तूणयते) भरना, भर देना । 


तृण: [ तूण+घज्नू ] तरकस--मिलितशिलोम्‌ खपाटलि- 
पटलकृतस्मरतृणविलासे--गीत ० १, रघु० ७॥५७ | 
सम०-घारः घनघेर। 

तृणो, तूणीर [ तृण+-डीष, तृण--ईरन्‌ | तरकस---रघु ० 
२९५६ । 

तुबरः [तु-+-क्विप्‌, तु-- व्‌ पृषो ०] 4. बिना दाढ़ी का मनृष्य 
2. बिना सींग का बेल 3. कषाय, कसला 4. हिजड़ा । 

तर (दिवा० आ०-तूयते, तृर्ण )।. जल्दी से जाना, शी घ्रता 
करना 2. चोट पहुंचाना, मारना । 

तरम | त्र--घजञा | एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 

तृर्ण (वि०) [त्वर+क्त, ऊठ, तस्य नत्वम] फुर्तीला, तेज़ 
शीघ्रकारी 2. द्रतगामी, बेड़ा,-णः फुर्ती, शीक्रता 
>“'णम्‌ (अव्य०) फुर्ती से, जल्दी से--चूणमानीयतां 
तूर्ण पूर्ण चन्द्रतिभानने --सुभाष ० । 

तुथेंः--येस [ तुयते ताडइयते तूर+-यत्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र, तुरही-मनु ० ७।२२५, कु० ७।१०। सम० 
- ओघः उपकरणों का समह । 

तूल:,-- लम्‌ [| तूल-|-क ] रूई,-लम्‌ . पर्यावरण, आकाश 
वाय 2. घास का गल्छा 3. शहतूत का पेड़,-ला 4. कपास 
का पेड़ 2. लम्प की बत्ती,--ली . रूई 2. दीवे की 
बत्ती 3. जलाहे का ब्रश या कची 4. चित्रकार की 
कची या तूलिक 5. नील का पौधा । सम ०-कार्मकम 
-खनस घनकी, अर्थात्‌ रूई पीनन की धनही,--पिच 
रूई,--शकरा बिनौला रूई के पौधे का बीज । 

तुलकम्‌ [ तूल--कन्‌ ] रूई । 

तुलिः (स्त्री०) [ तूल--इन्‌ | चितेरे की कचो 

तूलिका [ तूलि-+-कन्‌+- टाप ] चित्रकार की कची, लेखनी 
> 5उनन्‍्मीलितं तूलिकयवाचित्रम्‌-- कु ० १।३१ 2. रूई 
की बत्ती [दीपक के लिए अथवा उबटन आदि लगाने 
के लिए) 3. रूई भरा गद्दा 4 बर्मा, छेद करने की 
सलाख । 

तृष्णीक (वि०) [ तृष्णीम-|-क, मलोप: ] चुप रहने वाला, 

मौनी, स्वल्पभाषी । 

तृष्णीम (अव्य ० )| तृष--नीम बा० ] नीरवता में चपचाप 
चपके से, बिना बोले या विना किसी शोरगरू के--कि 
भवांस्तृष्णीमास्ते--विक्रम ० २, न योत्स्य इति गोविन्द 
म॒क्‍त्वा तृष्णी बमव ह--भग ० २।९। सम०--भाव 
नीरक्ता, निस्तब्धता,--्ञीलः खामोश, स्वल्पभाषी या 
मौनी । 


$ ४३५ ) 


तुस्तम [| तृूस-- तन, दीघ: ] 4. जटा 2. घूल 3. पाप 
4. कण, सूक्ष्म ज़र्रा । 

तृंह (तुदा० पर०--तुंहति) मारना, चोट पहुँचाना--दे० 
तह । 

तणम | तह +-कक्‍्न, हलोपदहच | 4. घास-+कि जोीणे तण- 
मत्ति मानमहतामग्रेसर: केसरी -भतृ ० २२९ 2. घास 
की पत्ती, सरकण्डा, तिनका 3. तिनकों की बनी कोई 
चीज़ (जैसे बैठने की चटाई), तुच्छता के प्रतीक रूप 
में प्रयक्त--तृगमिव लघुलक्ष्मीनव तान्संरुणद्धि-भत ० 
२।१७, दे० तृ॒णीकृ भी। सम०--अग्निः 4. भूस 
या तिनकों की आग-मनु० ३।१६८ 2. जल्दी बुझ 
जाने वाली आग,---अञड्जनः गिरगिट,--अटवी एसा 
जड़ल जिसमें घास की बहुतायत हो,--आवबतेंः हवा 
का बवण्डर, भभूला, असज (नप्‌ ० ),--कुडकुमम, 
-““ग्रोरम एक प्रकार का सुगरन्ध द्रव्य,-- इन्द्र: ताड का 
वृक्ष,--उल्का तिनकों की मशाल, फंस की आग की 
लो,-ओकस (नपुं० ) फंस की झोपड़ी,-- काण्ड:,-- डम 
घास का ढेर,--कुटी --कुटीरकभ्‌ घास फंस की कुटिया 
--कैतुः ताड का वृक्ष,-- गोधा एक प्रकार की गिर- 
गिट, गोह, - प्राहिन (पृ०) नीलम, नीलकान्त मणि, 

. 5ऊऋचरः गोमेद, एक प्रकार का रत्न,--जलायका, 

-जलका तितली का लार्वा,--द्वमः . ताड का वक्ष, 
खज्र 2. नारियल का पेड़ 3. सुपारी का पेड़ 4. केतकी 
का पौधा 5. छहारे का वक्ष,--धान्यम्‌ जद्भुली अनाज 
जो बिना बोय उगे,--ध्वजः . ताड का वक्ष 2. बांस 
-- पीडम दस्त-ब-दस्त लड़ाई, - पुली चटाई, सरकण्डो 
का बना मढ़ा--प्राय (वि०) तिनके के मूल्य का, 
निकम्म!, नगण्य,---बिन्दुः एक ऋषि का नाम--रघु ० 
८।७९,--मणिः एक प्रकार का रत्न (अम्बर, राल), 
-मत्कुणः जमानत या ज़ामिन प्रतिभू (सम्भवतः 
'ऋणमत्कुण' का अशुद्ध पाठ), . राजः . नारियल का 
पेड़ 2. बांस 3. इंख, गन्ना 4. ताड़ का पेड़--वक्षः 
. ताड का पेड़, खजूर का वक्ष 2. छहारे का वक्ष 
3. नारियल का पेड़ 4. सुपारी का पेड़,--शीतमे 
एक प्रकार का सुगन्धित घास,--सारा केले 
का पेड़, -- सिंह: कुल्हाड़ा,--हम्पें: घास फ्स का 
बना घर । 

तृण्या | तृण--य-+-टाप्‌ ] घास का ढेर । 

तृतीय (वि०) [ त्रि-तीय, संप्र० ] तीसरा,-- यम तीसरा 
भाग । सम०--प्रकृतिः (प्‌०, स्त्री०) हीजड़ा । 

तृतोयक (वि०) [ तृतीय +-कन्‌ ] प्रति तीसरे दिन होने 
वाला, (बुखार) तैया । 

ततीया [ तृतीय--टाप ] . चांद्र पक्ष का तीसरा दिन, तीज 
2. (व्या० में) करण कारक या उसके विभक्ति-चिह्न । 
सम०-- कृत (वि०) (खंत आदि) तीन बार जोता 


गया,--तत्पुरुष: करणकारक. का समास,--प्रकृतिः 
(पुं० स्त्री०) हीजड़ा । 

ततोयिन्‌ (वि०) | तृतीय-इनि ] तीसरे अंश का अधिकारी 
(दाय का) । 

तृद (म्वा० पर०, रुधा० उभ० तदंति, तृणत्ति, तम्प्ते, तृष्ण) 
4. फाड़ना, खण्डश: करना, चीरना 2. मार डालना, 
नष्ट करना, संहार करना--भट्टि ० ६।३८, १४।३३, 
१०८, १५१३६, ४४ 3. म॒ुक्‍त करना 4. अवज्ञा 
करना । 


तप ! (दिवा०, स्वा०, तुदा० पर० तृप्यति, तृप्नोति, तृपति, 
तृप्त) 4. संतुष्ट होना, प्रसन्‍न होना, परितुष्ट होना 
- अद्य तप्स्यन्ति मांसादा:--भट्टि ० १६।२९, प्राशींन्न 
चातृपत्‌ कुर:--१५।२९, (प्रायः करण० के साथ, 
परन्तु कभी-कभी संबं०या अधि० के साथ भी )--को न 
तृप्यति वित्तेन --.हि० २।१७४, तप्तस्तत्पिशितेन-भते ० 
२।३४, नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधि 
नातडू सवभूतानां न पुंसां वामलोचना:-पंच० ११३७ 
तस्मिन्हि ततृपुदवास्तते यज्ञे-- महा० 2. प्रसन्‍न करना 
परितृष्त करना,--प्रेर ० परितृप्त करना, प्रसन्‍न करना 
-“इच्छा० तितृप्सति, तितरपिषति, ] (भ्वा० पर० 
चुरा० उभ०--तपति, तपंयति--ते) 4. जलाना, 
प्रजजलित करना 2. (आ०) सन्‍्तुष्ट होना । 

तृप्त (वि०) [ तप्‌--क्त | संतृप्त, संतुष्ट, परितुष्ट । 

तृप्ति: (स्त्री०) [ तृप्‌+ क्तिन | संतोष, परितोष, रघु० 
२।३९, ७३, ३।३ मनु० ३।२७१, भग० १०१८ 
2. अतितृप्ति, ऊब 3. प्रसन्‍नता, परितुष्टि । 

तृष (दिवा० पर० तृष्यति, तृषित) 4. प्यासा होना,-भट्ठि 
७।१०६, १४।३०, १५।५१ 2. कामना करना, लाला- 
यित होना, उत्सुक या उत्कंठित होना । 
(स्त्री०) | तृष्‌+क्विप्‌ | (कतृं० ए० व०--तृट-ड ) 
. प्यास--तृषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिल स्वाद 
सुरभि--भर्तृं०. ३९२, ऋतु० १।११ 2. लालसा 
उत्सुकता 

तृषा- दे० तृष्‌ । सम०--आर्े (वि०) प्यास से आकुल, 
प्यासा,-- हम पानी । 

तृषित (भू० क० कृ०) [ तृष--क्‍्त ] 4. प्यासा--घट० 
९, ऋतु० १॥१८ 2. लालची, प्यासा, लाभ का 
इच्छुक । 

तृष्णज्‌ (वि० ) [ तृष-+-नजिझ ] छोभी, लालची, प्यासा । 

तृष्णा | तृष+न-+टाप्‌ किच्च | 4. प्यास (शा० और 
आल ० )--तृष्णा छिनत्त्यात्मम: हि० १।१७१, ऋतु ० 
१।१५ 4. इच्छा, लालसा, लालच, लोभ, लिप्सा 
“तृष्णां छिन्धि भतु० २।७७, ३॥५, रघ० ८२ । 
सम० --क्षयः इच्छा का नाश, मन की शान्ति, संतोष । 

तृष्णालु (वि०) [ तृष्णा-- आल ] बहुत प्यासा । 


( ४३६ ) 


तह (रुघा० पर०, चुरा० उभ० -तणेढि, तहयति-ते, तृढ 


इच्छा० तितृक्षतति, तितृहिषति) क्षति पहुचाता, आघात 
पहुंचाना, मार डालना, प्रहार करना--न्‌ तणंद्यौति 
लोको5यं वित्त मां निष्पराक्रमम-भट्टि ० ६।२९ (तानि) 
तृणदु रामः सह लक्ष्मणन १।१९ । 


तू (म्वा० पर०-तरति, तीण ) 4. पार पहुँच जाना, पार 


करना-केनोडपेन परलोकनदीं तरिष्यं--म्‌च्छ ० ८।२२े 

तीत्वा कपिशाम--रघ ० ४॥३८,मन ० ४।७७ 2. पार 
पहुँचाना, (मार्ग) तय करना, कु० ७।४८ मंघ० १८ 

बहना, तरना--शिला तरिष्यत्यदके न पर्णम्‌--भद्ठि ० 
१२।७७ 4. पूर्ण करना, जीत लेना, पार करना, विजयी 
हो जाना धीरा-हि तरन्त्यापदम--का० १७५, कृच्छम्‌ 
महत्तोण:-रघ ० १४।६, भग० १८।५८, मन० ११।३४ 
5. किनारे तक जाना, पारंगत होना - रघ० ३॥३० 

पूरा करना, सम्पन्त करना (प्रतिज्ञा का) पालन 
करना--द वात्ती णै प्रतिज्ञ:--म॒ुद्रा० / १२7. बचाया 
जाना, बच निकलना,--गावों वर्षभयात्तीर्णा वयं तीर्णा 
महाभयात्‌--हरि ०, कर्मवा ०--ती य॑ ते, पार किया जाना 
(प्रंर० तारयति-ते 4. ले जाना, आगे बढ़ाना 2. पहु 
चाना 3. बचाना, उद्धार करना, मकक्‍त करना; इच्छा ० 
“तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति) पार करन की 
इच्छा करना-दोर्म्या तितीषंति तरज्भवतीभगजड्भम 
--काव्य ० १०, अति---. पार पहुँवचना, जीत लेना 
विजयी होना--भग० १३।२५, हि० ४, अब--. उत- 
रना, अवतरित होना --रथादवतता र च--रघु ० १।५४ 


१३।६८, मंघ० ५० 2. बहना, में गिरना--सागरं 
वर्जयित्वा कुत्र वा महानयवतरति--श० ३ 3. प्रविष्ट 
होना, घुसना, आना--मालधि० १।२२, शि० ९३२ 
4. पूर्ण करना, दमन करना, पार करना 5. (किसी 
देवता का) मनुष्य के रूप में इस घरती पर अवतार 
लेना--तु ० अवतार, प्रेर०--लाना, जाकर लाना, 
लगाना--रघु० १३४, उद-- व. (पानी में से) 
बाहर निकलंना, (जहाज से) उतरना, निकलना-रघु ० 
२।१७, शि० ८।६३ 2. पार जाना, पार पहुँचना 
उदतारिष्रम्भोधिम्‌--भट्टि० १५।३३, १०, रघु० 
१२।७१, १६।३३, मेंघ० ४७ 3. दमन करना, जीतना 


पार करना->व्यसनमहाणवादुत्तोणम्‌ --मच्छ ० १०।४९ 
इसी प्रकार>”-रोगीत्तीण, निस--, . पार पहुचना 
-““भतृ्‌० ३।४ 2. पूरा करना, सम्पन्न करना, निष्पन्न 
करना 3. पार क रना, पूरा करना, जोतनता--रघु ० 
३।७ 4. पूरा करना, अन्त तक जाना - रघृ० १४२१, 

>पार पहुँचना, प्रेर० ठगना, धोखा देना-+मां 
तथा प्रताय--श० ५, कित्वेव॑ कन्रिभिः प्रतारितमना- 
स्तत््वं विजाननन्‍नपि--भतं ० १।७८, वि--. पार 
जाना, पार करना, परे जाना--रघ्‌० ६।७७ल्‍न्‍छ, देना 


स्वीकृत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, ऑपित 
करना, कृपा करना, अनग्रह क रना--भगवान्मा रीचस्ते 
दशन वितरति--श० ७, वितरति गरुः प्राज्ञ बिद्यां 
यथव तथा जडें-उत्तर० २।४, निवासहेतोरुटजं वितेरु 
-रंघु० १४।८१, मा० १।३ 3. पंदा करना, उत्पादन 
करना--ज्योत्स्नाशड्ुुमिह वितरति हंसश्रेणी--कि० 
५|३१, गीत० १ 4. ले जाना, व्यति--,पार करना, 
पूरा करना, जीत लेना, सम्‌--,. पार करना 
2. तरना, बहना 3. पूरा करना, जीत लेना, अन्त 
तक जाना । 


तेजनम्‌ [ तिज्‌+ल्यद ] . बाँस 2. पेना करना, तेज़ करना 


3. जलाना 4. प्रदीप्त करता 5. चमकाना 6. सरकडा, 
नरकुल 7. बाण की नोक, शस्त्र की धार। 


तेजल: | तिज-णिच्‌ +कलच्‌ | एक प्रकार का तीतर । 
तेजस (नपं०) [ तिज-+-असुन | . तेज़ी 2. (चाक की) 


पेनी धार 3. अग्नि शिखा की चोटी, आग की लपट 
की नोक 4. गर्मी, चमक, दीप्ति 5. प्रभा, प्रकाश, 
ज्योति, कांति-रघ्‌ू० ४॥१, भग० ७।९, १०।३० 

गर्मी या प्रकाश, सृष्टि के पाँच मलतत्त्वों में से 
एक-अग्नि (अन्य चार ये हूं--पथिवी, अपू, वाय और 
आकाश ) 7. शरीर की कांति, सौंदय-रघ० ३॥१५ 

तेजस्विता--श० २। १४, उत्तर० ६।१४ 9. ताक़त, 
शक्ति, सामथ्य, साहस, बल, शौये, तेज--तेजस्तेजसि 
शाम्यतु-उत्तर० ५ 0. तेजस्वी--तेजसां हि न वयः 
समी क्ष्यते-रघ ० ११।१ 44. आत्मवरू, ओज या ऊर्जा 


'2, चरित्र॒वल, ओजस्विता 3. तेजोयक्त कान्ति 


महिमा, प्रतिष्ठा, प्रभता, गौरव--तेज गैविशेषानमितां 
( राजलक्ष्मीं) दधान:-रघ्‌ ० २।७ व4. वीयं, बीज 
झक्र- स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेज:--रघ० १४६५, 
रघ ० २।७५, दृष्यन्तेनाहितं तेजो दघानां भतय भव 
“श० ४॥१ 5. वस्तु की म्‌ल-प्रकृति 46. अर्क, सत 
47. आत्मिकशक्ति, नतिक शक्ति, जादू की शक्ति 
8. आग 9. मज्जा 20. पित्त 2. घोड़ का वेग 
22. ताजा मक्खन 23. सोना । सम०--कर (वि०) 
. कान्तिवर्घधक 2. वीयेव्धक, शक्तिप्रद- भड्ठ:ः 
. अपमान, प्रतिष्ठा का नाश 2. अवसाद, हतोत्सा- 
हता,-- मण्डलम्‌ प्रकाश का परिवेश, --मूतिः सूय,-रूपः 
परमात्मा बहा । 


तेजस्वत तेजोवत्‌ (व०) [ तेजस -मतुप्‌ू, मस्य वः | 


4. उज्ज्वल, चमकीला, शानदार 2. तेज़, तीखा 3. वीर 
शौयशालो 4. ऊजेंस्वी । 


तेजस्विन (वि०) (स्त्री ०-नी) [तेजस्‌-|- विनि| . चमक- 


दार, उज्ज्वल 2. शक्तिशाली, शौयसम्पन्न, बलवान-- 
कि० १६।१६ 3. गौरवशाली, महानभाव 4. प्रसिद्ध 
विख्यात 5. प्रचंड 6, अभिमानी 7. विधिसम्मत । 


/'जर- 


( ४३७ ) 


तेजित (नि०) [| तिज+णिच-+-क्त ] 4. पनाया हुआ 
तेज़ किया हुआ 2. उत्तेजित, उद्दीप्त, प्रणोदित ॥ 

तेजोमय (व०) [ तेजस--मयट | 4. यशस्वी 2. उज्ज्वल 
चमकदार प्रकाशमान--भग ० ११।४७ । 

तेमः | तिम्‌ +-घञ्म_] गीला या तर होना, आद्रता । 


तेमनम | तिम--ल्यट | . गीला करना, तर करना 
2. आद्रंता 3. चटनो, मिच मसाला (जो भोजन को 
रुचिकर बनाय ) 

तेबनम्‌ [तेव--ल्यट| 4. खेल, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद 
2. विहारभमि, क्रीडास्थल । 

तेजस (वि०) (स्त्री०--सी) |तेजस्‌--अण | . उज्ज्वल 
शानदार, प्रकाशमान 2. प्रकाशयक्त---तंजसस्य धनष 
प्रवत्तत--रघ० ११॥४३ 3. धातुमय 4. जोशीला 
5. ओजस्वी, ऊर्जस्वी 6. शक्तिशाली, प्रबल,--सम 
घी। सम०--आवतेनी कुठाली । 

तेतिक्ष (व्या०) (स्त्री०-क्षी) [ तितिक्षा--ण | सहनशील, 
सहिष्ण । 

ततिरः [तत्तिर पषो०। तीतर । 

तेतिलः (पुं०) 4. गैंडा 2. देवता 

तेत्तिरः [तित्तिर-+-अण | 4. तीतर 2. गैंडा,-रम तीतरों 
का समह । 

तत्तिरीय (पुं० ब० व०) [तित्तिरिणा प्रोक्तम अधीयते- 
तित्तिरि-+-- छ। यजबंद की तंत्तिरोय शाखा के अनयायी 
-“यः यजवद को तंत्तिरीय शाखा (कृष्ण यजवंद ) । 

तमिरः [तिमिर+अण| आँखों का एक रोग-- घंधलापन । 

तेथिक (वि०) [तीर्थ +ठजा ] पवित्र, पावन,--कः !. एक 
संनन्‍्यासी 2. किसी नवीन धघामिक या दाशेनिक सिद्धांत 
का प्रतिपादन करने वाला,--कम्‌ पवित्र जल (जेसा 
कि किसो पृष्यतीर्थ से लाया हुआ हो ) 

तलम [तिलस्य तत्सदृशस्य वा विकार: अण | 4. तेल-लभेत 
सिकतास तैलमपि यत्नत: पीडयन --भतत ० २।५, याज्ञ ० 
१।२८३, रघ० ८।३८ 2. धप । सम०--अटी भिरं 
बरया,-- अम्यड्भूड शरीर में तेल की मालिश करना 

कल्कजः खली,--परणिका,--पर्णो . चन्दन 2. धप 

3. तारपीन,--पिड्जः सफ़द तिल, -- पिपीलिका छोटी 
लाल रंग को चिऊंटो, - फल: हिगोट का वक्ष,-भाविनो 
चमेली, --माली दीवे की बत्ती, यन्त्रम॒ तेली का 
कील्हू,-- स्फटिकः एक प्रकार की मणि । 


तेलड़ः एक देश का नाम, वतेमान कर्नाटक प्रदेश, -- गाः 
(ब० व०) इस देश के लोग | 

तेलिक | तलिन ( प्‌० ) (तल-- [, तल ज्ः दनि | तेलो, तेल 
पेरन वाला । द 

तलिनो [तलिन--डीप | दीवे की बत्ती । 

तेलीनम्‌ [तिलानां भवन क्षेत्रम---खज्य |] तिलों का खेत । 

तेषः [तिष्यण नक्षत्रण यक्‍्ता पौर्णमासी-- तिष्य--अण -+- 


(कई 


डीप्‌-- तेबी, सा अस्ति अस्मिन्‌ मासे--तंषी-/अण] 
पौष का महीना । 

तोकम [तु+-क ] सन्‍्तान, बच्चा । 

तोककः [तोक--कन्‌ ] चातक पक्षी । 

तोडनम [तुड--ल्यद] . टकड़े २ करना, खण्डशः करना 
2. फाड़ना 3. चोट पहुंचाना, क्षति पहचाना । 

तोत्च्रम [तुद +-ष्टून। पश्चओं को या हाथी को हाँकने का 
अंकुश । 

तोदः [तद-- घञ्ण ) पीडा, वेदना, संताप । 


तोदनम्‌ [तुदर--ल्यट्‌ | 4. पीडा, वेदना 2. अंकुश 3. चेहरा 
मुह 

तोमरः:,-रम [तुम्पति हिनस्ति -- तुम्प+-अर्‌, नि०| . लोहे 
का डण्डा 2. भाला, नेज़ा । सम०--धरः अग्निदेव । 

तोयम [तु-विच, तवे पृत्य याति--या--क नि० साध:] 
पानी--श० ७।१२। सम०--अधिवासिनो पाटला 
वक्ष,--आधार:ः, आशयः सरोवर, कआँ, जलाशय 
तोयाधा रपथाइच वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाडिता:---शै ० 
१। १४,-- आलयः समद्र, सा|गर,--ईशः वरुण का विशेषण 
(-शम ) पूर्वाषाढ़ नक्षत्रपुझुज,-- उत्समेः जलोन्मोचन, 
वर्षा--मेघ० ३७, - कर्मन्‌ (नपुं०) “ . अद्भुमाजन 
2. दिवंगत पितरों को जलतपेण,--क्रृच्छः, -- च्छम, 
एक प्रकार की तपरश्चर्या जिसमें कुछ निश्चित समय 

* तक जल पीकर ही रहना पड़ता हैं,--क्रीडा जलविहार 
-मेघ ० ३३,-- गर्भ: नारियक, चरः एक जलजल्तु, 
+-डिस्ब:-भः ओला,-- दः बादक--रघु० ६॥६५, 
विक्रम० १।१४, अत्ययः शरद ऋत, धरः बादल 
-थधिः,--निधिः समद्र,--नीवी पृथ्वी,---प्रसादनम 
कतकफेंल, निमली,--भलम॒ समुद्रफन,--स॒च (पुं०) 
बादर,-यन्त्रम्‌ 4. जल-घड़ी 2. फ़ौव।रा,-राज,-राशि 
समद्र,--वेला जल का किनारा, समद्रतट, व्यतिकर 
(नदियों का) संगम---रघ ० ८।९५, - शुक्तिका सीपो 
--सर्पिका,--सूचकः मेंढक । 


तोरण: णम्‌ [तुर-+यच आधारे ल्यट वा तारा० | 4. महरा- 
बदार बनाया हुआ द्वार, सिंह द्वार 2. बहिद्दार, प्रवेश- 
हार--गणोनपाणामथ तोरणाद बहिः--शि० १२॥१, 
द्राललक्ष्य सुरपतिधनुश्चारणा तोरणेन--मेघ० ७५ 
अस्थायी रूप से बनाया हुआ शोभाद्वार--कु० ७।३, 
रघ० १।४१, ७।४, ११।५ 4. सस्‍्नानागार के निकट 

का चबतरा,-- णम्र गदन, कण्ठ । 


तोल:--लूम | तुल-+ घञा ] 4. तोल या भार जो तराज 
तोल लिया गया हो 2. सोने चाँदी का एक तोला 
या १२ माश का भार। 
तोषः [तुष--घञा ] सनन्‍्तोष, परितोष, प्रसन्‍नता, ख॒शी । 
तोषणम [ तुष-+ ल्यट ] . सनन्‍्तोष, परितोष 2 सन्तोषप्रद 
परितिप्ति 


्ू 


( ऐ४रे८ ) 


तोषलम्‌ [ तोष --ल |-ड ] मसल, सोटा । 
तोक्षिकः (ग्रीक शब्द) तुला राशि । 
तोतिकः (पुं०) वह सीपी जिसमें से मोती निकलती हैं, 
-कम्‌ मोती । 
तोयंम | तुयं-+अण्‌ ] तुरही का शब्द । सम० --त्रिकम्‌ 
नृत्य, गान और वाद्य की समेकता, तेहरी स्वरसंगति 
तोौयंतिक वुथाट्या च कामजो दशकों गण:--मनु ० 
७।४७, उत्तर० ४ | 
तोलम्‌ [ तुला--अण्‌ ] तराजू । 
तोलिकः, -तौलिकिक: [ तुलि+-ठक, तुलिका+ठक | 
चित्रकार । 
व्यक्त (भ० क० कृ०) [ तव्यज्‌-+-कक्‍्त ] 4. छोड़ा हुआ, 
त्यागा हुआ, परित्यक्त,उन्मक्त 2. उत्सष्ट, जिसने 
आत्मसमर्पण कर दिया हूँ 3. कतराया हुआ, टाला 
हुआ--दे० त्यज्‌ू । सम०--अग्निः वह ब्राह्मण जिसने 
अग्निहोत् करना छोड़ दिया हेँ,-ज्ञीवित,-प्राण (वि० ) 
प्राण देने के लिए तयार, कोई भी जोखिम उठाने को 
तैयार--मदर्थ त्यक्तजीविता:--भग० १॥९,--लज्ज 
(वि०) निरलंज्ज, बेशर्म । 
त्यज्‌ (स्वा० पर० त्यजति, त्यक्त) १. छोड़ना (सब अर्थों 
पं) त्यागना, उत्सग करना, चले जाना--वत्म भानो 
स्त्यजाश--मेघ० ३९, मनु० ६॥७७, ९।१७७, द० 
५।२६ 2. जाने देना, बरखास्त करना, सेवामक्त 
करना,--भट्टि० ६।१२२ 3. छोड़ देता, त्यागना 
उत्सगं करना, आत्मसमपंण करना--भतुं ० 
मन ० २।९५, ६॥३३, भग० ६॥२४, १६।२१ 4. कत- 
राना, टालना 5. छुटकारा पाना, मुक्त करना--भग ० 
१।३ 6. अवहेलना करना, उपेक्षा करना - त इमे:व- 
स्थिता युद्धे प्राणांसत्यक्वा धनानि च--भग० १३३ 
7. उद्धत करना 8. वितरण करना, प्रदान कर देना 
कृतं (संचयं ) आर्वयजे त्यजंत्‌ -याज्ञ ० ३।४७, मनु० 
६१५, प्रेर ०-छड़वाना, इच्छा ०-तित्यक्षति छोड़ने की 
इच्छा करना, परि---. छोडना, उत्सगं करना 
त्याग करना 2. पद त्याग करना, छोड़ देना, रह कर 
देना, तिलाञ्॒जलि देना--प्रारब्धम॒त्तमगणा न परित्य- 
जन्ति --मुद्रा ० २।१७ 3. उद्धत करना-- तृणमप्यपरि- 
त्यज्य सतृणम, सम्‌--. त्यागना, जायॉमदोषामत 
सन्त्यजामि --रघृ० १४३४ 2. टालना, कतराना 
--भत० १।८१ 3. छोड़ देना, तिलांजलि देना--मन्‌ ० 
४१८१ 4. उद्धत करना-उदा ०-संत्यज्य विक्रमादित्य॑ 
घयमन्यत्र दुलभम--राजत ० ३।२४२ | 
त्याग: [ त्यजु+-घजा | . छोड़ना, परित्याग, छोड़ देना 
छोड़ कर चले जाना, वियोग--न माता न पिता न 
स्त्री पुत्रस्त्यागमहेति--मनु० ८।३२१९, ९।७८ 
2. छोड देना, पदत्याग कर देना, तिलांजलि देना 


३।१६, 


>5मनु० १।/११२, भग० १२।४१ 3. उपहार, दान, 
धर्मर्थ दान,--करे इलाध्यस्त्याग:--भतु ० २।६५, हि० 
१/१५४, त्यागाय सम्भृतार्थोानामु--रघु० ११७ 
4. मुकक्‍्तहस्तता, उदारता--रघ्‌० १॥२२ 5. स्राव, 
मलोत्सम । सम०--युत,--शील (वि०) म्‌क्‍त हस्त, 
उदार, दानशील । 

त्यागिन्‌ (वि०) [ त्यज-+घिन॒ण | . छोड़ने वाला, परि- 
त्याग करने वाला, छोड़ देने वाला 2. प्रदाता, दाता 
3. शौयंशाली, शरवीर 4. वह जो धार्मिक अनुष्ठानों 
के फलस्वरूप किसी पारितोषिक या पुरस्कार की 
अपेक्षा नहीं करता हे-- यस्तु कमफलत्यांगी स त्यागीत्य- 
भिधीयते--भग ० १७॥११ । 

त्रप्‌ (म्वा० आ०-ज्जपते, त्रपित) शर्माना, लजाना, 
झंझट में फँस जाना-त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्यो- 
द्धुतिविधो -- गज्भा ० अप-),मड़ना, शर्म के 
कारण कार्यनिवत्त होना--तस्मादबलैरपन्नेपे--भट्ठि० 
१४।८४, यनापत्रपते साध रसावुस्तैन तुष्यति- महा ० । 

त्रपा [ त्रप ++अडू-+-टाप्‌ । १. शम, लाज-मन्दत्रपाभर 
>-गीत० १२ 2. हया, शर्म (अच्छे और बरे अथ में) 
3. कामक या व्यभिचारिणी स्त्री 4. प्रसिद्धि, ख्याति । 
सम०--निरत्त,-हीन (वि०) निलेज्ज, बेशमं,-रण्डा 
वेश्या । 

त्रपिष्ठ (वि०) [ अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन तृप्र:- तृप्र-- 
इष्ठन्‌, त्‌ प्रशब्दस्य त्रपादेश: | अत्यन्त सन्तुष्ट । 


त्रपीयस (वि०) ((्त्री०--सी) [ तृप्र + ईयसुन्‌, तृप्र 
शब्दस्य त्रपादेश: ] अपेक्षा कृत अधिक सनन्‍्तुष्ट । 

त्रपु (नप्‌ ०) [ अग्नि दृष्टवा त्रपते लज्जते इब-- त्रप्‌ -- उन 
तारा० ] टीन, रांगा--यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यतै- 
पंच० १।७५ | 

त्रपुलम,--षम्‌, त्रपुस (नपु०),-सम्‌ [ त्रपू+ उल, त्रपूर-+- 
उष, त्रप-+उस, ज्ञप--उम्र | टीन, रांगा । 

त्रप्स्यम्‌ (नप्‌ृ०) मद्गा, घोला हुआ दही । 

न्रय (वि०) (स्त्री-यी) [त्रिर-्अयच्‌ ] तेहरा, तिगुना 
तीन भागों में विभकत, तीन प्रकार का-- त्रयी व विद्या 
ऋचो यजंषि सामानि--शत ०, मनु० १॥२३,-यम 
तिगड़ा, तीन का समह--अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपते 
दशिप्रभं छत्रमभ च चामरे-रघु० २३।१६, लोकत्रयम्‌- 
भग० ११२०, ४३, मनु० २।७६ । 

(त्रिशब्द' पं ०, करत 9 ब० व०, समास में प्रयोग, 

अथवा संख्यावाचक शब्दों के साथ) तीन। सम० 
-> चत्वारित्न (वि०) तेतालोसवाॉ,--चअत्वा रिशिव (वि० 
या स्त्री ०) तेंतालीस,-- त्रिश (वि० ) तेंतीसवाँ--त्रिज्ञत 
(वि० या स्त्री०) तेंतीस,--दश (वि०) !. तेरहवाँ 
2. तेरह जोड़ कर--त्रयोदश शतम्‌ एक सो तेरह, 
>+दशन्‌ (वि०, ब० व०) तेरह,--दशन (वि०) 


( ४३९ ) 


तेरहवॉ,--दक्षी चान्द्र पक्ष की तेरहवीं तिथि,--नवतिः 

(स्त्री० ) तिरानवे,-पञ्चाहत (स्त्री०) तरेपन,-विज्ञ 

(वि०) ?!. तेइसवाँ 2. तेईस से यकक्‍त,-- बिशति 

(स्त्री०) तेईस, --षष्टि: (स्त्री०) तरेसठ,--सप्ततिः 

(स्त्री०) तिहृत्तर । 

त्रयी | त्रय-+डीप | . तीनों वेदों की समष्टि (ऋग्यज 
सामाति )-त्रयीमयाय त्रिगणात्मने नमः---का० १, तौ 
त्रयीवज॑मितरा विद्या: परिपाठितौ--उत्तर ० २, मन» 
४१२५ 2. तिगहा, त्रिक, त्रिसमह- व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्याममो नरशिखित्रयी--शि० २॥३ 3. गहिणी 
या विवाहिता नारी जिसका पति तथा बालबच्चे 
जीवित हों 4. बुद्धि समझ | सम०--तन्‌ः . सूर्य का 
विशेषण, इसी प्रकार “त्रयीमय: 2. शिव का ए 
विशेषण,---धर्मः तीनों वेदों में वणित धर्म--भग ० ९। 
२१,-- मुखः ब्राह्मण । 

त्रसु) (भ्वा०, दिवा० पर०--त्रसति, त्रस्यति, त्रस्त) 

. थर्राना, काँपना, हिलना, भय के कारण विचलित 

होना 2. डरना, भयभीत होना, डर जाना (अपा० के 

साथ, कभी-कभी सम्बं० या करण० के साथ )--प्रमद- 

वनात्‌ जस्यति--का० २५५, कपेरत्रासिबर्नादात्‌ 

--भद्ठवि० ९१११, ५५७५, १४।४८, १५।५८, शि० ८। 

२४, कि ० ८।७, प्रेर ०-डराना, भयभीत करना,-बि ०- 

भयभोत या त्रस्त होना-वित्रस्तमग्धहरिणीसदश्ने 

कंटाक्ष:---भत्‌ ० १॥९, सम्‌---,डरना, भयभीत होना 

त्रस्त होना--भटद्टि० १४।३९ । 

[ (चुरा० उभ०--त्रासयति- ते) 4. जाना, हिलना- 

जुलना 2. थामना 3. लेना, पकड़ना 4. विरोध करना, 

रोकना । 

(वि०) [त्रस--क] चर, जंगम,-- सः हृदय,--सम 

4. वन जंगल 2. जानवर । सम०--रेणुः अण, धर का 

कण या अणु जो सूयकिरण में हिलता हुआ दिखाई देता 

““तु० जालान्तरगते भानो सृक्ष्मं यददश्यते रज 

प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणं प्रचक्षते--मन ० ८।॥१३२, 

याज्ञ ० १।३६१ । 

त्रसरः: [त्रस-- अरन्‌ बा० |] ढरकी (जलाहों का एक उपकरण 
जिसमें धागों की नली रख कर बुनते हैं) 

त्रसुर, त्रस्‍्तन (वि०) [ त्रस--- उरचू, त्रस--क्न | भीरु 
काँपने वारा, डरपोक--अत्रस्नुभिय क्तघुर तुरज़्छे 
-- रघृ० १४।४७, सीतां सोमित्रिणा त्यक्तां सप्नीची 
त्रस्‍स्नुमे किकाम्‌-- भटद्ठि ० ६॥७ । 

त्रस्त (भू० क० क्ृ०) [त्रस्‌-+-क्त] !. भयभीत, डरा हुआ 
आतंकित-त्रस्तकहायनकुर ड्रविलोलदृष्टि:---मा ० ४।८ 
2. डरपोक, भीरु 3 फ़र्तीला, चंचल । 

त्राण (भू० क० कृ) [ त्र+-क्‍्त तस्य नत्वम | रक्षा किया 
गया, अभिरक्षित, प्ररक्षित, बचाया गया, -- णम्र . रक्षा 


त्र्स 


ऑन... क.->वननीयनीनगनगनगनणनऋओ- 


प्रतिरक्षा, प्ररक्षा--आतंत्राणाय वः शस्त्र न प्रहतंमना- 
गसि--श० १।११ रघ० १५॥३ 2. शरण, सहारा, 
आश्रय-- भटद्ठि ० ३७० । 

त्रात (भू० क० के) [त)१--क्त| [. प्ररक्षित, बचाया गया 
रक्षा किया गया | 

त्रापुष (वि०) (स्त्री०--षो ) [त्रपुष--अण | रॉगे का बना 
हुआ । क्‍ 

त्रास (वि०) [त्रसू+घज्ण |] . चर, चलनशील 2. डराने 
वाला,--सः डर, भय, आतंक--अन्त: कझ्चकिकडज्च- 
कस्य विशति त्रासादयं वामन:--रत्ना० २।३, रघु० 
२।३२८, ९।५८ 2. चोकन्ना करने वाला, भयभीत करने 
वाला 3. मणिगत दोष । 


त्रासन (वि०) [त्रसु+-णिच-- ल्यट्‌ | ख़नौफ़नाक, डरावना, 
भयदड्ूूर,--नम्‌ डराने की क्रिया, डराना । 

त्रासित (वि०) [त्रस-+- णिच्‌ +- क्त |] डराया हुआ, आतंकित 
भयभीत । 

त्रि (सं० वि०--केवल ब० व०, कतु्‌० पुं० त्रयः, स्त्री० 
तिस्र:, नपुं० त्रीणि) तीन-त एवं हि त्रयो लोकास्त एबं 
त्रय आश्रमा:-- मन ० २।२९९, प्रियतमाभिरसो तिस- 
भिबंभौ--रघ० ९।१८, त्रीणि वर्षाण्यदीक्षेत कुपायतु- 
मती सती--मन ० ९।९०। सम० - अंशः . तिहाई 
भाग 2. तीसरा अंश,-- अक्षः--अक्षकः शिव का एक 
विशेषण,--अक्षर: 4. ईश्वर द्योतक अक्षर ओम्‌ जो 
तीन अक्षरों से मिल कर बना हं-दे०अ' में 2. जोड़ी 
मिलाने वाला, घटक (यह शब्द तीन वर्णों से मिल 
कर बना हूं ),-अड्भूटम,-अड्रगटम्‌ . वह तीन रस्सियाँ 
जिनके सहारे बहँगी के दोनों पलड़े दोनों किनारों पर 
लटकते रहते हूँ 2. एक प्रकार का अंजन, सुर्मा, 
“अजड्जलम्‌-लिम्‌ तीन अंजलि (मिला कर ) ,-अधि- 
हठानः आत्मा,--अध्वगा,-- मार्गंगा,--वत्मंगा गंगा 
नंदी (तीनों लोकों में बहने वाली) के विशेषण, 
--अम्बक:ः ( त्रियम्बक' भी, यद्यपि लौकिक साहित्य में 
प्रयोग विरल है ) तीन आंखों वाला, शिव, त्रियम्बक 
संयमिनं ददर्श-- कु० ३।४४, जडीक्ृतस्त्र्यम्बकवी क्षणेन 
--रघु० २४२, २।४९, सखः कुबर का विशेषण, 
-अम्बका पावंती का विशेषण,--अब्द (वि०) तीन 
वर्ष पुराना (--ब्दम) तीन वर्ष,--अशीत (वि०) 
तिरासिवां,-अशीतिः ( स्त्री ० )तिरासी,-अष्टन्‌ (वि० ) 
चौबीस,--अश्र-- अख्त्र त्रिकोण, त्रिभुजाकार (-खसत्रम ) 
तिकोन, त्रिभुज,--अहः तीन दिन का काल, -- अहित 
(वि०) 4. तीन दिन में उत्पादित या अनुष्ठित 2. हर 
तीसरे दिन घटने वाला-- (यथा बुखार) तैया,-ऋचम्‌ 
(तृचम भी) तीन ऋचाओं की समष्टि--मनु० 
८।१०६,--ककुद्‌ (पुं०) 4. त्रिकट पहाड़ 2. विष्ण 
या कृष्ण,--कर्मन्‌ (नपुं० ) ब्राह्मण के तीन मुख्य कतेंव्य 


| ड४ढड० 


अर्थात्‌ यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, तथा दान 
देना (--पुं०) जो इन तीन कर्मों को सम्पन्न करने 
में व्यस्त हो, ब्राह्मण,--कायः बुद्ध का नाम, ---कालरूम्‌ 
तीन काल अर्थात्‌ भत, वर्तमान और भविष्यत्‌ या तीन 
समय - प्रातः, मध्या क्ञ तथा सायम्‌ 2. क्रिया के तीन 
काल (भूत, वतमान और भविष्यत्‌) 'ज्ञ, दकशषन्‌ 
(वि० ) सवज्ञ,--क्टः सीलोन का एक पहाड़ जिस पर 
रावण की राजघानी लंका स्थित थी--शि० २।५, 
--कचकम्‌ तीन फलों का चाक,--कोण (वि०) 
त्रिभुजाकार, त्रिकोण बनाने वाला (--णः) . तीन 
कोन वाली आकृति 2. योनि,---खट्‌वम, --खटवी तीन 
खाटों का समह, -गणः सांसारिक जीवन के तीन 
पदार्थों की समष्टि अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम,--न 
बाधते5स्यथ त्रिगण: परस्परम--कि० १।११, दे० नी० 
'त्रिवग ,--गत (वि०) 4. तिगना 2. तीन दिन में 
सम्पन्न,--गर्ता: (ब० व०) . भारत के उत्तरपश्चिम 
में एक देश, इसका नाम “जलंधर' भी हैँ 2. इस देश 
के निवार्सी या शासक,-गर्ता कामासकत स्त्री, स्व॑रिणी 
-- गण (वि०) 4. तीन डोरों से यक्‍त तगड़ी---ब्रताय 
मौजीं त्रिगणां बभार यां--कु० ५११० 2. तीन बार 
आवृत्ति किया हुआ, तीन बार. त्रिविध, तेहरा, तिगूना 
->सप्त व्यतीयस्त्रिगणानि तस्य (दिनानि)--रघ ० 
२२५ 3. सत्तव, रजस्‌ तथा तमस्‌ नाम के तीन गणों 
से युक्त, (- णम्‌) (सां० द० में) प्रधान (णा) 
(वेदा० द० में) . माया 2. दुर्गा का विशषण 
--चक्षुस॒ (पूं०)) शिव का एक विशषण,--चतुर 
(वि०) (ब० व०) तीनया चार->गत्वा जवात 
त्रिचतुराणि पदानि सीता बालरा० ६।३४,- चत्वा- 
रिश्ञ (वि०) तेतालीसवा,--चत्वारिशत (स्त्री०) 
तेतालीस,--जगत्‌ ( नपुं ० ) -- जगती' तीन लोक . स्व- 
गलोक, अन्तरिक्षकोक तथा भूलोक या (२) स्वर्गंलोक 
भलोक, पाताललोक,--जठ;ः शिव का एक विशेषण 
--जटा एक राक्षसी, जिसको रावण ने अशोकवाटिका 
में सीता की देखरेख के लिए नियत किया था, जब 
सीता वहाँ बन्दी के रूप में रक्खी गई। उस समय 
त्रिजटा ने स्वयं सीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार 
किया, तथा अपनी दूसरी सहचरियों को भी प्रेरित 
किया कि वह भी एसा ही करें,---जोवा,---ज्या तीन 
चिह्नों की त्रिज्या, या ९० कोटि, अधंव्यास,-- णता, 
घनुष,--णव,---णवन्‌ (वि० ब० व०)३०८ ९, नौ का 
तिगुना अर्थात्‌ सत्ताइस, - तक्षम,---तक्षी तीन बढ़इयों 
का समूह,--दण्डम्‌ . (संसार से विरक्‍त ) संन्यासी के 
तोन डंडों को बांधकर एक किया हुआ 2. तिगुना संयम 
“अर्थात्‌ मन, वाणी और कम का, ( डः) एक 
धमनिष्ठ संन्‍्यासी की अवस्था--दण्डिन (पुं०) धर्म 


) 


निष्ठ साध या संन्‍्यासी जिसने सांसारिक विषय वास- 
नाओं का त्यागे कर दिया है, और जो अपने दहिन 
हाथ में तीन-दंड (एक जगह मिला कर बंध हुए) 
रखता है 2 जिसने अपने मन, वाणी और शरौोर को 
वश में कर लिया हं--तु० वाग्दण्डो5थ मनोदण्ड: काय- 
दण्डस्तथव च,यस्यते निहिता बद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते- 
मन्‌० १२।१०,--दक्ा: (ब० व०) 4. तीस 2. तंतीस 
देवता, (--ह्ञः) दंवता, अमर--कु० २।१, अकुश 
आयधम इन्द्र का वजत्र --रघृ० ९।५४, अधिपः, 
?ईइबरः “'पतिः इन्द्र के विशेषण, अध्यक्ष: विष्ण का 


एक विशेषण, “भआरिः राक्षस, आचायें: बहस्पति का 
विशेषण, “आलयः, आवासः ॥. स्वर्ग 2. मेरु पवत 
आहारः देवताओं का भोजन, गरु: बहस्पति का 
विशेषण, गोपः एक प्रकार का कीड़ा, वीरबहूटी 
(इन्द्रगोप )--श्रहथे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव 
कृष्णव॒त्मनि ---रघ्‌ ० ११।४२, “मंजरी तुलसी का पौधा 
वध, वनिता अप्सरा या स्वर्ग की दंवी--कलासस्य 
त्रिदशवनितादपेणस्यातिथि: स्याः---मेघ० ५८, वत्मन 
आकाश,--दिनम्‌ तीन दिनों की समष्टि,--दिवस्‌ : 
. स्वर, त्रिमार्गंयब त्रिदिवस्थ मार्गेट--कु० १॥२८ 
श॒० ७।३ 2. आकाश, पर्यावरण 3. प्रसन्‍तता, अधोशः 
“ईशा: 4. इन्द्र का विशेषण 2. देवता, उद्भूवा गंगा, 
>ओकस (पं०) देवता--दश (पुं०) शिव का ए 

विशषण -- दोषम शरीर में होने वाले तीनों दोष 
अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ,--धारा गंगा,-- णयन 
( नयनः ) --नेत्र:--लोचनः शिव के विशेषण--रघु ० 


।६६, कु० ३।६६, ५॥७२,--नवत (वि०) तिरानवेववा, 
--नंवतिः (स्त्री०) तिरानवे,--पञ्च (वि०) तीन- 
गना पाँच अर्थात्‌ पन्द्रह,- पञ्चाश (वि०) तरेपनवाँ, 
- पजञ्चाशत (स्त्री०) तरेपत,-- पटः काच,-- पताक 
. हाथ जिसकी तीन अंगलियाँ फली हुई हों 2. त्रिपुंड 
तिलक छंगा हुआ मस्तक,--पत्रकम ढाक,-- पथम्‌ 
तिराहा, अर्थात्‌ ग्ृलोक, अन्तरिक्ष तथा भलोक, या 
आकाश, भलोक तथा पाताल 2. वह स्थान जहाँ तीन 
सड़क मिलती हों, गा गंगा का विशेषण--- धृतसत्पथ- 
स्त्रिपवगामभित स तमारुरोह पुरुहतसुत:--कि० ६।१, 
अमरु ९९,--- पदम, - पदिका तीन पर वाला,--पदी 
. हाथी का तंग--नासत्करिणां ग्रव॑ त्रिपदीच्छेदिना- 
मपि--रघ ० ४ै।४८ 2. गायत्री छनन्‍द 3. तिपाई 

गोधापधी नाम का पौधा,--पणः ढाक का पेड़ 
->-पाद (वि०) . तीन पैरों वाला 2. तीन खण्डों से 
युक्त, तीन चौथाई,-रघु० १५९६ 3. त्रिनाम (पुं०) 
वामनावतार भगवान विष्ण का विशेषण,---पुठ (वि० ) 
तरिभजाकार (--ट:) . बाण 2. हथेली 3. एक हाथ 
परिमाण 4. तट या किनारा,--पुटकः त्रिकोण, त्रिभुज, 


हक हे है 


5पुटा दुर्गा का विशेषण,--पुण्डुम्‌,--पुण्ड्कम चन्दन, | 


राख या गोवर से बनाई हुई तीन रेखाएँ,--पुरं 4. तीन 
नंगरों का समह 2. द्यक्ोक, अन्तरिक्ष और भलोक में 
मथ राक्षस द्वारा बनाये गय सोने, चाँदी और लोहे के 
है नगर (देवताओं की प्रार्थना पर यह तीनों नगर-- 
उनमें रहने वाले राक्षसों समेत शिव जी द्वारा जला 
दिये गये )--कु० ७।४८, अमरु २, मेघ० ५६ भतृ ० 
२।१२३, (रः) इन नगरों का अधिपति राक्षस अन्तकः 
अरिः, 'घ्चट, दहनः डिय, (पुृ०) हरः शिव के 
विशेषण--भतु ० २१२३, रघु० १७९४, “दाह: 
तीन नगरों का जलाया जाना--कि ० ५११४, (-री) 
जबलपुर के निकट एक नगर जो पहले चेदिदेश के 
राजाओं की राजधानी था 2. एक देश का नाम,--पौरुष 
(धि०) तीन पीढ़ियों से सम्बन्ध रखने वाला, या तीन 
पीढ़ियों तक जलने वाला,--अद्लतः वह हाथी जिससे 
मद का स्राव हो रहा हो,फला तीन फलों (हरड, 
बहेड़ा और आँवला) का संघात,--बलि:,--बलोी, 
--वलिः,--वली स्त्री की नाभि के ऊपर पड़ने चाले 
तीन बल (जो सौन्दर्य का चिह्ल समझे जाते हैं) 
>-ज्ञामोदरोपरिलसत त्रिवलोलतानाम्‌ --भर्ते ० १।९३ 
८१, तु० कु० १।३९,--भद्गम स्त्रीसहवास, मथुन्त 
सत्रीसम्भोग,--भजमस वत्रिकोण,--भवनम्त॒ तीन लोक 
“पुण्य या यास्त्रिमवनगरोर्धाम चण्डीश्वरस्य--मेघ ० 
३३, भत० १।९९,---भूमः तिमंजिला महलू,--मार्गां 
गंगा >-कु० १।२८,--मुकुटः त्रिक्ट पहाड़,--मुखः बुद्ध 
का एक विशेषण,--मततिं: हिन्दुओं के तरिदेव--्रह्मा 
विण्यण और महेश का संयक्‍्त रूप --कु० २।४,--यष्टि 
तीन लड़ों का हार,--यामा रात्रि (तीन पहर वाली 
--आरम्भ और अन्त का आधा आधा पहर इससे 
पृथक है )-संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीघेयामा त्रियामा 
>-मेघ० १०८, कु० ७।२१, २६, रघु० ९।७०, विक्रम० 
३।२२,--योनिः तोन कारणों (क्रोध, लोभ, और मोह ) 
से होने वाठा अभियोग,--रात्रम तीन रातों (तथा 
दिनों) का समव,--रेखः शंख,--लिंग (धि०) तीनों 
लिगों में प्रयक्‍त अर्थात्‌ विशेष, (गः) एक देश जिसे 
तलंग कहते है, (गी) तोनों लिंगों की समष्टि,---लोकम 
तीनों संसार, ईशः सूर्य नाथ: तीनों छोकों का स्वामी 
इन्द्र का विशेषण रघृ० ३।४५ 2. शिव का विशेषण 
-““कु० ५५७७ (--कौ) तीनों छोकों की समष्टि, 
विश्व --सत्यामेव त्रिलोकी सरिति हरशिरश्चम्बिनी 
विच्छटायाम--भतं ० ३।॥९५, शा० ४।२२,--वर्गे 
4. सांसारिक जीवन के तीन पदार्थ---अर्थात्‌ धर्म, अर्थ 
ओर काम--कु० ५॥३८ 2. तीन स्थितियाँ हानि 
स्थिरता और वृद्धि -क्षय' स्थान च वद्धिर्च त्रित्र्मों 
नीतिवेदिनाम---अमर० ,--वर्णकम पहले तीन वर्णों 


९ 


ज्म्माहाका नाना बिय.................--.. मूह" गृ०"”--"' ला "गा बा... आााा..> ?तत+----मूह-+--- मनु बा... ह..लुठ2ुल्‍«म. तह" "०-- शा... अतद3३हागऊाकआान. 


) 


(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) का समाहार,--वारम 
(अव्य०) तोन वार, तीन मतंबा,--विक्रम: वामता- 
वतार विष्णु,--विद्यः तीनों वेदों में व्यत्पन्न ब्राह्मण 
--विध (वि०) तीन प्रकार का, तेहरा,--विष्टपम्‌, 
--पिष्टपम इन्द्रलकोक, स्वर्गं,--त्रिविष्टपस्येव पर्ति 
जयन्त:--रघु ० ६।७८ ई ( _ ) देवता--वेणि:, 
”-णी (स्त्री) प्रयाग के निकट त्रिवेणी संगम जहाँ 
गंगा यमुना और सरस्वती मिलतो हैं,--बेदः तीनों 
वेदों में निष्णात ब्राह्मण, -- शड्धकुः अयोध्या का विख्यात 
सूर्य वंशी राजा, हरिश्चन्द्र का पिता (त्रिशंकु बद्धिमान्‌ 


धर्मात्मा और न्‍्याय-परायण राजा था, परन्त उसमें 
यह एक बड़ा दोष था कि वह अपने व्यक्तित्व को 
बहुत प्रेम करता था। उसने इसी दारीर से स्वर्ग 
जाने की इच्छा से यज्ञ करना चाहा, फलतः उसने 
अपने कुलगरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्राथना की 
परन्तु जब उन्होंने इस प्राथना को स्वीकार न किया 
तो उसने उनके १०० पुत्रों से प्रार्थना कीं, परन्तु 
उन्होंने भी इसके प्रस्ताव को बेहदा बता कर ठकरा 
दिया । तिशंकु ने उन सबको कायर और नपुंसक 

हा, और इसके बदले उन्होंने उसे “चाण्डाल बनने 
का शाप दे दिया। जब त्रिशंकु की ऐसी द॒दशा हुई 
तो विद्ववामित्र ने जिसका परिवार एक दुभिक्ष के समय 
त्रिशंकु का आभारग्रस्त हो गया था--उसका यज्ञ 
सम्पन्न कराना स्वीकार कर लिया। उसने यज्ञ में 
देवताओं का आवाहन किया--जब देवता यज्ञ मं न 
आये तो विश्वामित्र ने क्रद्ध हो अपनी शक्ति से भिशंकु 
को इसी शरीर से ऊपर स्वगें में भजा। आजिरशंकु 
ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया और आकाशेमण्डल 
से जा टकराया। वहाँ इन्द्र तथा दूसरे देवताओं ने उसे 
सिर के बल घकेल दिया । तो भी तेजस्वी विद्वा- 
मित्र ने नीचे आते हुए त्रिशंकु को बीच ही में “त्रिशंकु 


वहीं ठहरो' कह कर रोक दिया। फलत: भाग्यहीन 
राजा सिर के बल वहीं दक्षिणगोलाघे में नक्षत्रपंज के 

रूप में अटक गया। इसीलिए यह लोकोक्ति (“त्रिश- 
हुकुरिवान्तरा तिष्ठ श० २ प्रसिद्ध हो गई) 2. चातक 
पक्षी 3. बिल्ली 4. टिह्ठा 5. जगण्‌, जः हरिश्चन्द्र का 
विशेषण, याजिन (पृं०) विश्वामित्र का विशेषण 

-शत (वि०) तीन सौ (तम्‌) . एक सौ तीन 
2. तीन सौ, -- शिखम्‌ [. त्रिशूल 2. कल किरीट 
या मकुट,--शिरस्‌ (१०) एक राक्षस जिसको राम ने 
मारा था,---शलम तिरसूछल, अंकः घधारिन (१०) 

शिव का विशेषण,---शलिन (पंं०) शिव का विशेषण, 
-शअड्भरः त्रिकूट नाम का पहाड़,- षष्टि: (स्त्री०) 
तरेसठ,---सन्ध्यम्‌, -- सन्ध्यी दिन के तीन काल अर्थात्‌ 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायम्‌ ,--सन्ध्यम (अव्य० ) तीनों 


( ४४२ ) 


संध्याओं के समय,---सप्तत वि० ) तिहत्तरवाँ,-सप्तति 
तिहत्तर-सप्तन-सप्त (वि० व० व०) तीन बार सात 
अर्थात्‌ २१-- साम्यस तीनों (गुणों) का साम्य,-स्थलो 
तीन पवित्र स्थान---अर्थात्‌ काशी, प्रयाग और गया 
-ल्नोतस (स्त्री०) गंगा! का विशेषण-त्रिश्नोतसं वहति 
यो गगनप्रतिष्ठामू-स ० ७।६, रघु० १०६३, कु० ७।१६ 
>सोत्य,---हल्य ( त्रि० ) (खेत आदि) तीन बार 
जोता हुआ, --हायण (वि०) तीन वर्ष का । 

त्रिश (वि०) (स्त्री०-शी) [ त्रिशत॒-डट्‌ ] 7. तीसवाँ 
2. तीस से जड़ा हुआ, उदा० त्रिंशं शतं-'एक सौ तीस 
3. तीस से यक्‍त । 

त्रिंशक (वि०) [त्रिश--कन्‌ | !. तीस से यकक्‍त 2. तीस के 
मूल्य का या तीस में ख़रीदा हुआ । 

त्रिशत्‌ (स्त्री०) [ त्रयोदशत: परिमाणमस्य नि० | तीस, 
-+पत्रम सूर्योदय के साथ खिलने वाला कमल । 

त्रिशकस्‌ [ त्रिशत-+कन्‌ | तीस की समष्टि, तीस का 
समाहार | 


त्रिक (वि०) [ त्रयाणां संघ:---कन्‌ ] . तिगना, तेहरा 
2. तिगडडा बनाने वाला 3 तीन प्रतिशत,--- कम 
. तिगड्डा 2. तिराहा 3. रीढ़ की हड्डी का निचला 
'ग, कल्हे के पास का भाग --त्रिके स्थलता--पंच ० 
१।१९०, कध्चिद्विवत्तत्रिकभिन्नहार: - रघ० ६।१६ 
4, कन्धे की हडडियों के बीच का भाग 5. तीन 
मसाले --- ( तिफला, त्रिकट, त्रिमद ),--का रस्सी के 
आने जाने के लिए कुएं पर लगाई हुई लकड़ी की 
गिर्डी । 
त्रितय (वि०) (स्त्री०-यो) ([त्रयो्वयवा अस्थ--त्रि-- 
तयप्‌ | तीन भागों वाला, तिगना, तीन तह का,--यम 
तिगहा, तीन का समह--श्रद्धा वित्त विधिरचेति त्रितय॑ 
तत्समागतम्‌--श० ७।२९, रघु० ८।७८, याज्ञ० 
३।२६६ । 
त्रिघा (अव्य० ) [त्रि-+-घाच्‌ | तीन प्रकार से या तीन भागों 
में, कु० ७।४४, भग० १८।१९ । 
त्रिस (अव्य०) (त्रि-+-सुच |] तीसरी बार, तीन बार । 
त्रद (दिवा० तुदा० पर० त्रटयति, त्रटति, त्रटित) फाड़ना 
तोड़ना, टकड़ें २ करना, तड़कना, फिसल जाना 
(आलंभी ० )--गद॑गदगलल्युट्यद्विलीनाक्षरम्‌ - भर्ते ० 
३।८, १।९६, अय ते बाष्पौघस्त्र्टित इव मकक्‍तामणि- 
सर:--उत्तर० १।२९। 
त्रुटिः-- टी (स्त्री०) [ त्रुट-+-इन्‌ कित्‌, त्रुटि+डीष | 
. काटना, तोड़ना, फाड़ना 2. छोटा हिस्सा, अण 
3. समय का अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर, १/४ क्षण या ३ 
लव 4. सन्देह, अनिश्चितता 5. हानि, नाश 6. छोटी 
इलायची (पौधा) 
त्रेता [त्रीन्‌ भदान्‌ एति प्राप्नोति--पृषो ० साधु:] 4. तिकड़ी 


त्रिक 2. तीन यज्ञाग्नियों का सममाहार--मन ० २।२३१, 
रघ० १३।३७ 3. पासे को विशेष ढंग से फेंकना, तीन 
का दाँव फंकना--तंताहतसवस्वः-- मच्छ० २।८ 
4. हिन्दुओं के चार यगों में दूसरा--दे ० 'यग । 

त्रेघा (अव्य०) [ त्रि-+-एघाच्‌ ] तिगनपन से, तीन प्रकार 
से, तीन भागों मं--तदेक॑ सतत्रधाख्यायते - शत० 
(नम: ) तुम्य॑ त्रेघा स्थितात्मनें--रघु ० १०।१६ । 

त्र (म्वा० आ० त्रायते, त्रात या त्राण) रक्षा करना, प्रर- 
क्षित रखना, बचाना, प्रतिरक्षा करना (प्रायः: अपा० 
के साथ ) क्षतात्किल त्रायत इत्यदग्र: क्षत्रस्य शब्दों 
भवनष्‌ रूढ:--रघु० २।५३, भग० २।४०, मन॒० ९। 

३८, भट्गि ० ५१५४, १५१२०, परि--,, बचाना, परि- 

त्रायस्व परित्रायस्व (नाटकों में) 

त्रकालिक (वि०) (स्त्री०--की) [त्रिकाल-+-ठछ्य | तीन 
कालों से (भत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ) सम्वद्ध । 

त्रकाल्यम [वतिकाल--ष्यञा | तीन काल अर्थात्‌्--भूत, वतते- 
मान तथा भविष्यत्‌ । 

त्रनणिक (वि०) [त्रिगण--5क।| तिगना, तेहरा । 

त्रगण्यम [तिगण--ष्यञा | !. तिगनापन, तीन धागों या 
गणों का एकत्र होने का भाव 2. तीन गणों का समा- 
हार 3. तीन गुणों (सत्त्व, रजस, तमस्‌ ) की समष्टि 
-त्रगण्यो-ड्रवमत्र लोकचरितं नानारसं दश्यते-मालवि ० 
१४ । 

त्रपुरः [ त्रिपुर-+-अण्‌ ] . त्रिपुर नाम का देश 2. उस देश 
का निवासी या शासक । 

त्रमातुरः [त्रिमात +-अण्‌, उत्वम्‌ | लक्ष्मण का विशेषण । 

त्रमासिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ त्रिमास-+ठजल् ] 
). तीत मास पुराना 2. तीन महीने तक ठहरने वाला 
या हर तीन महीने में आने वाला 3. तिमाही । 

त्रराशिकम [ त्रिराशि+-ठज्य ] (गणित ) तीन ज्ञात राशियों 
के द्वारा चौथी अज्ञात राशि निकालने की रीति । 

त्रछोक्यम [ त्रिलोको +ष्यञजज ] तीन लोकों का समाहार 
““ रघु० १०।५३ । 

त्रवणिक (थि०) (स्त्री०--को) [ त्रिवर्ण--ठझऊ | पहले 
तीन वर्णों से संबंध रखने वाला । 

त्रविक्रम (वि०) [ त्रिविक्रम--अण | त्रिविक्रम या विष्ण 
से सम्बन्ध रखने वाला |--रघ्‌ ० ७।३५ । 

त्रेविद्यम [ त्रिविद्या--अण्‌ ] 7. तीनों वेद 2. तीनों वेदों 
का अध्ययन 3. तोन शासच्त्र-द्यः तीनों वेदों में निष्णात 
ब्राह्मग--भग ० ९।२० । 

त्रविष्टप:, त्रेविष्टपेयः | त्रिविष्टप--अणू, ढक वा | देवत। । 

त्रशडुवः च्रिशडकु--अण्‌ | त्रिशंकु के पुत्र हरिरन्द्र का 
विशेषण । 

ऋ्रोटकम्त [त्रट-णिच्‌+-ण्वुल | नाटक का एक भेद-सप्ताष्ट 
नवपञ्चाडू द्विम्यमानुषसंश्रयम्‌, त्रोटक नाम तत्प्राहु: 


॥ आओ | 


प्रत्येक सविदूषकम्‌--सा ० द० ५४०, उदा० कालिदास 
का विक्रमोवृशी । 

त्रोटिः (स्त्री०) [ त्रुट+इ | चोंच, चंच । सम०--हस्तः 
पक्षी | 


त्रोत्रम [ त्र|-उत्र | पशुओं को हांकने की छड़ी । 

त्वक्ष (भ्वा० पर० त्वक्षति, त्वष्ट) कतरना, बक्कल 
उतारना, छीलना । 

त्वड्ूूगरः | त्वम्‌--क्-अण्‌ ] निरादर सूचक 'त्‌' शब्द से 
संबोधन करना । 

त्वड्ग्‌ (भ्वा० पर० त्वज्भति) 4. जाना, हिलना-जुलना 
2. कृदना, सरपट दौड़ना 3. कांपना । 

त्वच्‌ (स्त्री०) [ त्वच्‌--क्विप्‌ ] 4. खाल (मनुष्य, साँप 
आदि की ) 2. (गौ, हरिण आदि का) चमड़ा -रघु० 
२।३१ 3. छाल, वल्कलू-कु० १/७, रघु० २।३७, 
१७।१२ 4. ढकना, आवरण 5. स्पशेज्ञान । सम ०-अड्कुरः 
रोमांच होना,--इर्द्रियम्‌ स्पशन्द्रिय,--कण्ड्रः फोड़ा, 
“गगन्धः सनन्‍्तरा,-छेंदः चमड़ी में घाव, खरोंच, रगड़, 
“-जम्‌ . रुधिर 2. बाल (शरीर पर के ),--तरड्रकः 
झुर्रो,---त्रम्‌ कवच, त्वकत्र चाचकचे वरम्‌--भट्ठि० 
१४।९४,---दोबः चमरोग, कोढ़,--पारुष्यम्‌ चमड़ी का 
रूखापन,---पुष्प: रोमाच,-सारः (त्वचि सारः) बांस, 
त्वकसाररन्भ्रपरिपुरणलब्धगी ति:--शि ० ४।६१,-सुगंध 
संतरा । 

त्वचा [ त्वच्‌ू+-ठाप |] दे० त्वच । 

त्वदीय (वि० ) | युष्मद्‌--छ, त्वत्‌ आदेश: ] तेरा, तुम्हारा 
जरंघु० ३५० _ 

त्वद्‌ [ युष्मद: त्वद्‌ आदेश: समासे | (मध्यम पुरुष का 
रूप जो कि बहुधा समास में प्रथम पद के रूप में 
पाया जाता हूँ >-उदा० त्वदधीन, त्वत्सादृश्यम 
-आदि । 

त्वद्विध (वि०) [ तव इव विधा प्रकारो यस्य ] तेरी तरह, 
तुम्हारी भांति । 

त्वर्‌ (म्वा० आ० त्वरते, त्वरित) शीघ्रता करना, जल्दी 

करना, वेग से चलना, फुर्ती से काये करना--भवान्सु ह- 

दर्थ त्वरताम्‌ू--मालवि० २, नानुनेतुमबला: स तत्वरे 

--रघु० १९।३८,--प्रेर० त्वरयति--जल्दी कराना, 


शीघ्रता कराना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित 
करना । 

त्वरा, त्वरिः (स्त्री०) | त्वर्‌-|-अडः-- टापू, त्वर-+-इन | 
शी प्न्ता, क्षिप्रता, बेग---औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभवा 
व्यावतंमानता छिया--रत्ना० १४२ । 

त्वरित (वि०) [त्वर्‌-+-क्त] शीकत्रगामी, फुर्तीला, वेगवान्‌, 
--तम्‌ शीघ्रता करना, जल्दी करना (अव्य०) जल्दी 
से, तेजी से, वेग से, शी ध्रता से । 

त्वष्द्‌ (पुं०) [ त्वक्ष)-तच्‌ ] 4. बढ़ई, निर्माता, कारीगर 
2. देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा [ पौराणिक कथा के 
अनुसार त्वष्द्‌ अग्निदेवता माना जाता है, उसके 
त्रिशिरा नाम का पुत्र तथा संज्ञा नाम की पुत्री थी । 
संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हो गया-परन्तु संज्ञा . 
अपने पति के दारुण तेज को सहन न कर सकी, फलत: 
त्वष्टा ने सूय को खेराद पर रख कर उसके प्रभा-मंडल 
को सावधानी से काट-छांट कर परिष्कृत कर दिया 
(तु० रघु० ६।३२--आरोप्य चत्रभ्नमिमुष्णतेजास्त्व- 
ष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति--उस बची हुई कतरन 
से विष्णु का चक्र तथा शिव जी का त्रिशूल एवं देव- 
ताओं के अन्य शस्त्र बनाये गये) । 

त्वादृशू, त्वादृश (स्त्री०---शी) [ त्वमिव दृश्यते--यष्मद 
+ दृश्‌ +-क्विनू, कझा वा, स्त्रियां डीप्‌ | तुझ सरीखा, 
तेरी तरह का--मेघ० ६९ | 

त्विष्‌ (म्वा० उभ० त्वेषति--ते) चमकना, जगमगाना, 
दमकना, दहकना । क्‍ 

त्विष्‌ (स्त्री०) [ त्विष्‌ ---क्विप्‌ | . प्रकाश, प्रभा, दीप्ति, 
चमक-दमक चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा--शि० १॥३, 
९।१३, रघु० ४॥७५ रत्ना० १।१८ 2. सौन्दर्य 3. अधि- 
कार, भार 4. अभिलाष, £चुछा 38. प्रथा, प्रचलन 
6. हिसा 7. वक्‍तृता। सम०--ईशः (त्विषां पतिः) 
सूय । 

त्विषिः [ त्विष---इन्‌ ] प्रकाश की किरण । 

त्सरुः | त्सर---उ | . रंगने वाला जानवर 2. तलवार या 
किसी अन्य हथियार की मूठ---सुप्रग्रहविमलकलूधौत- 
त्सहणा खड़गेन--वेणो० ३, त्सरुप्रदेशादपवर्जिताजु: 
-कि० १७।५८, रघु० १८। ४८ । 


थः | थुड--ड | पहाड़,---थम्‌ 4. रक्षा, प्ररक्षा 2. त्रास, 
भय 3. मांगलिकता । 

थूड्‌ (तुदा० पर०--थुडति) 4. ढकना, पर्दा डालना 
2. छिपाना गुप्त रखना । 

थुडनम्‌ | थुड़ +-ल्यूट | ढकना, लपेटना । 

थुत्कारं: | थुत्‌---क--अण्‌ ] “थ॒त्‌' ध्वनि जो थकने की 


थे 


क्रिया करते समय होती हैं । 

थुव_ (म्वा० पर० थूवंति) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना। 

थृत्कारः, थृत्कृतम्‌ | धूत्‌ृ+क्र-अण्‌, क्त वा | “थूत्‌” की 
ध्वनि जो थकने की क्रिया करते समय होती हैं । 

यथ ( +आ ०) किसी संगीत-वाद्य-यंत्र की अनुकरणात्मक 
ध्वनि । 


( दंडं४ड ) 


द (वि०) [दें--दो या दा-|क] (प्राय: समासान्त प्रयोग) 
देने वाला, स्वीकार करने वाला, उत्पादन करने वाला, 
पद करने वाला, काट कर फेंकने वाला, नष्ट करने 
वाला, दूर करने वाला--यथा घनद, अन्नद, गरद, 
तोयद, अनलद आदि,--दः 4. उपहार, दान 2. पहाड़, 
“दम पत्नी,--दा 4. गर्मी 2. परश्चात्ताप । 
(भ्वा० पर०-दशति, दष्ट--इच्छा ० दिदक्क्षति] 
काटना, डेंक मारना--भट्टि ० १५।४, १६।१९, मणा- 
लिका अदशत्‌--का० २३२, खा लिया, कुतर लिया, 
उप -,+ चटनी, अचार आदि खाना---मूलकेनोपदश्य 
भुडक्ते-सिद्धा ०, सम्‌--,. काटना, डंक मारना --संद- 
ष्टाधरपल्लवा --अमरु ३२ 2. चिपटना, संलग्न रहना, 
या चिपके रहना --उरसा संदष्टसपंत्वचा---श० ७!११, 
२।१८, संदष्टवस्त्रेथ्वबलानितम्बेषु--रघृ० १६६५, 
४८ । 
[दंश्‌-घजा_] . काटना, डंक मारना- मग्धे विधेहि 
मयि निर्देयदन्तदंशम्‌ --गीत० १० 2. साँप का डंक 
3. काटना, काटा हुआ स्थान--छेंदो दंशस्य दाहो वा 
-“मालवि० ४४ 4. काटना, फाड़ना 5. डांस, एक 
प्रकार को बड़ी मक्खी--रघु० २।५, मन॒० १।४०, 
याज्ञ ० ३२१५ 6. त्रुटि, दोष, कमी (मणि आदि की ) 
7. दाँत 8. तीखापन 9. कवच 0. जोड़, अंग । सम० 
--भीरुः मभैंसा । 
दशकः [दंश्‌--ण्वुल | . कुत्ता 2. बड़ी मकक्‍्खी 3. मक्खी । 
दंशनम्‌ [ दंश्‌--ल्यूद | 4. काटने या डंक मारने की क्रिया 
-“3दा० दष्टाइच दंशने: कान्‍्त दासीकुवेन्ति योषित: 
“सा० द० 2. कवच, जिरहबख्तर---शि० १७।२१ । 
दंशित (वि०) [दंश्‌ू-|-क्त] 3. काटा हुआ 2. धृतकवच, 
कवच से सुसज्जित । 
दंशिन्‌ (पुृ०) [दंश--णिनि] दे० 'दंशक' । 
दंशी [दंश--ड्ीष | छोटा डांस या वनमाखी । 
दंष्ट्रा | दंश-+ष्ट्रनू-+टाप्‌ | बड़ा दाँत, हाथी का दाँत, 
विषेला दांत, प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवकत्रदंष्ट्राइकुरात 
एभेतृ० २।४, रघु० २।४६, दंष्ट्राभंगं मृगाणामधि- 
पतय इव व्यक्तमानावलेपा, नाज्ञाभड्भं सहन्ते नवर 
नृपतयस्त्वादुशा: सावभौमाः--मुद्रा ० ३३२२ । सम० 
“ अस्त्र--आयुधः जंगली सूअर,-- कराल (वि०) 
भयंकर दाँतों वाला,--विषः एक प्रकार का साँप । 
दंब्दाल (वि०) [दंष्ट्रा+ल।] बड़े बड़े दाँतों वाला । 
दंष्ट्रिनू (१०) | दंष्ट्रा--इनि ] . जंगली सूअर 2. साँप 
3. लकड़बग्घा । 
दक्ष (वि०) [ दक्ष+-अच्‌ | योग्य, सक्षम, विशेषज्ञ, चतुर, 
कुशल,-नाटये च दक्षा वयम्‌--रत्ना० १।६, मेरौ स्थिते 
दोग्धरि दोहदक्षे --कु० १२, रघुृ० १२।११ 2. उचित 


दंश्‌ 


दंशः 


धया... 


द्‌ 


ह 


उपयुक्त 3. तयार, ख़बरदार, सावधान, उद्यत--याज्ञ ० 
१।७६ 4. खरा ईमानदार,-दक्षः . विख्यात प्रजापति का 
नाम [वक्ष प्रजापति ब्रह्मा के उन दस पुत्रों में से एक 
था जो उसके दाहिने अँगूठे से पैदा हुआ था। मानव 
समाज के पितृपरक कुलों का वह प्रधान था, कहते हैँ 
उसके बहुत सी कन्याएँ थीं, जिनमें से २७ तो नक्षत्रों 
के रूप में चन्द्रमा की पत्नी थीं और १३ कश्यप की 
पत्नियां थीं। एक बार दक्ष ने एक भहायज्ञ का 
आयोजन किया, परन्तु उसमें उसने न अपनी पुत्री सती 
को आमन्त्रण दिया और न अपने जामाता शिव को 
बुलाया । फिर भी सती यज्ञ में गई, परन्तु वहाँ अप- 
मानित होने के कारण वह जलती आग में कद कर 
भस्म हो गई। जब शिव ने यह सुना तो वह बड़े 
उत्तेजित होकर उसके यज्ञ में गये, और यज्ञ का पूर्णतः 
विनाश कर दिया। कहते हूँ, कि फिर भी शिव ने 
दक्ष (जिसने म॒ग का रूप घारण कर लिया था) का 
पीछा किया और उसका सिर काट डाला । बाद में 
शिव ने उसे पुन: जिला दिया । तब से लेकर दक्ष 
देवताओं की प्रभुता स्वीकार करने लगा। दूसरे 
मतानुसार जब शिव बहुत उत्तेजित हुए तो उन्होंने 
अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और बलपूर्वक उसे 
जमीन पर पटक दिया, वहाँ से तुरन्त एक राक्षस 
निकला और शिव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा । 
उसे दक्ष के यज्ञ में जाकर उसके यज्ञ को नष्ट करने 
को कहा गया--तब वह बलवान्‌ राक्षस कुछ गणों को 
(उपदेवों को) साथ लेकर यज्ञ में गया और वहाँ 
उपस्थित देवों तथा पुरोहितों का काम तमाम कर 
दिया । एक और मतानुसार दक्ष का सिर स्वयं शिव ने 
काटा था| 2. मुर्गा 3. आग 4. शिव का बेल 5. बहुत 
कक ञ थे . न 
सी प्रेमिकाओं में आसकत प्रमी 6. शिव का विशेषण 
7. मानसिक शक्ति, योग्यता, धारिता । सम० 
“ अध्वरध्वंसक:--कतुध्वंसिन (१०) शिव के विशे- 
षण,-- कन्या, -- जा,--तनया ॥. दुर्गा का विशेषण 
2. अश्विनी आदि नक्षत्र,-- सुतः देवता । 
दक्षाय्यः [दक्ष-+आय्य | . गिद्ध 2. गरुड़ का विशेषण । 
दक्षिण (वि०) [दक्ष्‌ू--इनन्‌ | 4. योग्य, कुशल, निपुण, 
सक्षम, चतुर 2. दायाँ, दाहिना (बिप० बायाँ) 
3. दक्षिण पाइव में स्थित 4: दक्षिण, दक्षिणी ज॑सा कि 
दक्षिणवायु, दक्षिणदिक में 5. दक्षिण में स्थित 
6. निष्कपट, खरा, ईमानदार, निष्पक्ष 7. सुहावना 
सुखकर, रुचकर 8. शिष्ट, नागर 9. अआज्ञानुवर्ती, 
वशवर्ती 0. पराश्चित,--णः . दायाँ हाथ या बाज्‌ 
2. शिष्ट व्यक्ति, एसा प्रेमी (नायक) जिसका मन 


अन्य नायिका द्वारा हर लिया गया हूं परन्तु फिर भी 


0, 


वह केवल एक ही प्रेयसी में अनरक्त ह. 3. शिव या : 


विष्ण का विशेषण । सम०-- अर्निः दक्षिण को ओर 
स्थापित अग्नि, इसको “अन्वाहार्यपचन' भी कहते 
है,- अग्र (बि०) दक्षिण की ओर संकेत करता हुआ, 


या सम्बं० के साथ )--दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव 


श्रयते-- श० १, दक्षिणन ग्रामस्य । 


दग्ध (भू० क० कृ०) [दह -+क्त | . जला हुआ, आग में 


--अचल: दक्षिणी पहाड़ अर्थात्‌ मलयपवेंत,--अभिमलख 


(वि०) दक्षिण की और म्‌ह किय हुए, दक्षिणोन्मुख 
>+जअयनम भमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूय को 
प्रगति, वह आधावर्ष जब कि सूय उत्तर से दक्षिण की 
ओर बढ़ता हे, शरद की दक्षिणी अयन सीमा,---अर्थ 
. दायाँ हाथ 2. दाहिना या दक्षिणी पाश्व,---आचार 
(वि०) . ईमानदार, आचरणशील 2. पावन अनुष्ठान 
के अनूसार शक्ति का उपासक, -आझ्ञा दक्षिण दिशा 
पति: यम का विशेषण, -इतर (वि०) 4. बार्याँ 
(हाथ या पर) कु० ४॥१९ 2. उत्तरी (-रा) उत्तर 
दिशा,--उत्तर (वि०) दक्षिण उत्तर की ओर मृड़ा 
हुआ, वत्तम मध्याद्ष रेखा,--पदचात्‌ (अव्य०) 
दक्षिण पश्चिम की ओर,--पश्चिम (वि०) दक्षिण 
पश्चिमी, (-मा) दक्षिण पश्चिम दिशा,--पूवे, --प्राच 
(वि०) दक्षिण पूर्वी,--पुर्बा,---प्राची दक्षिण पू्व दिशा, 
-समद्र: दक्षिणी सागर,---स्थः सारथि 


दक्षिणतः (अव्य०) [दक्षिण--तसिल | . दाईं ओर से या 


दक्षिण दिशा से 2. दाईं ओर को 3. दक्षिण दिशा की 
ओर (सम्बं० के साथ) । 


दक्षिणा (अव्य ०) [दक्षिण+आच] 4. दाई ओर, दक्षिण 


को ओर 2. दक्षिण दिशा में (अ्रपा० के साथ) [दक्षिण 
+दाप्‌ |--णा . (यज्ञादिक धामिक कृत्यों की पूर्णा- 
हुति पर) ब्राह्मणों को उपहार 2. दक्षिणा (जो प्रजा- 
पति की पुत्री तथा म्तेरूप यज्ञ को पत्नी समझी जाती 
ह-पत्नी सुदक्षिणेत्यासोदध्वरस्यंवः दक्षिणा-रघ० १। 
३१ 3. भठ, उपहार, दान, शुल्क, पारिश्रमिक--प्राण- 
दक्षिणा, गृरुदक्षिणा आदि 4. अच्छी दुधार गाय, बहु 
प्रसवी गाय 5. दक्षिण दिशा 6. दक्षिण देश अर्थात्‌ 
दक्षिणभारत । सम ०---अहे (वि० ) उपहार प्राप्त करने 
के योग्य या अधिकारी,--आबते (वि०) . दाई ओर 
मृड़ा हुआ 2. दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ,-काल: 
दक्षिणा प्राप्त करने का समय,--प्थः भारत का 
दक्षिणी प्रदेश --अस्ति दक्षिणापथे विदर्भष्‌ पद्मपुरं नाम 
तगरम्‌ू--मा ० १,--प्रवण (वि०) दक्षिणोन्मुख । 


दक्षिणाहि (अव्य०) [ दक्षिण+-आहि ] . दूर दाईं ओर 


2. दूर दक्षिण में, के दौक्षण की ओर (अपा० के साथ) 
दक्षिणाहि ग्रामात्‌--सिद्ध ० । 


दक्षिणोय, दक्षिण्य (वि०) [ दक्षिणामहेति--दक्षिणा--छ 


यत्‌ वा । यज्ञीय उपहार को ग्रहण करने के योग्य या 
अधिकारी जंसा कि ब्राह्मण । 
दक्षिणेन (अब्य०) [दक्षिण--एनप्‌ | की दाई ओर (करम० 


००-०० ०-०... हा... "गान" ००3०० +० रा" हद. हम..." ... ला: 


अमन वो एमी जाया..." नाया मान न... नमूनान बा... नमूना 


3...3............. आधा "गन. नननननम«««ग««भभ«ममममीीन-- मी... "हा. शान. 


मूहुनमाी-काी-ओ3ओओओी 


भस्म हुआ 2. (आलं०) शोकसंतप्त, .सताया हुआ, 
दूःखी 3. दुभिक्षग्रस्त 4. अशुभ 5. शुष्क, नीरस, स्वाद- 
हीन 6. दुवेत्त, अभिशपष्त, दृष्ट (दुरवेंचन' सूचक शब्द, 
समास का प्रथम पद) नाय्यापि में दग्घदेहः पतति 
--उत्तर० ४, अस्य दःम्घोदरस्या् कः कुर्यात्पातक॑ 
महत--हि० १।६८, इसी प्रकार दग्धजठरस्या्थ 
भतं ० ३।८ । 


दग्धिका [ दग्ध+-कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ | मुर्मुरे, भून हुए 


चावल | 


दघ्न (वि०) (स्त्री०--घ्नी) ऊेचाई, गहराई या पहुँच 


की भावना को प्रकट करने के लिए संज्ञा शब्दों के 
साथ लगने वाला प्रत्यय---उरुदघ्नेन पयसोत्तीर्य-का ० 
३१०, कीलालब्यतिकरगुल्फदघ्नप दर: (मार्ग:)--म]० 
३।१७, ५॥१४, यीज्ञ ० २।१०८ । है 


दण्ड (चुरा० उभ० दण्डयति--ते, दण्डित) सजा देना, 


जुर्माना करना, मरम्मत करना, (१६ द्विकर्क धातुओं 
में से एक धातु )>-तान्‌ सह्न च दडण्येत्‌--मनु० 
९।२३४, ८।१२३, याज्ञ ० २।२६९, स्थित्य॑ दण्डयतो 


. दण्डयान--रघ० १।२५। 
दण्ड:--डम्‌ | दण्ड -|- अच | . यष्टिका, डंडा, छड़ी, गदा 


मदगर, सोटा--पततु शिरस्यकाण्ड यमदण्ड इवैष भज 
--मा० ५।३१, काष्ठदण्ड: 2. राजचिहक्न, राजसत्ता 
का प्रतीकंखूप दण्ड-- आत्तदण्ड--श ० ५४८ 3. उप- 
नयन संस्कार के समय द्विज को दिया गया डण्डा-तु० 
मन्‌ ० २।४५-४७ 4. संन्यास्री का डण्डा 5. हाथी की 
सूंड 6. (कमल आदि का) डंठल या वुन्त (छतरी 
आदि को ) मृठ-ब्रह्माण्डच्छत्रदण्ड:---दश ० १ (आरंभिक 
इलोक 7 राज्यं स्वहस्तघतदंडमिवातपत्रम--श ० ५।६, 
कु० ७।८९, इसी प्रकार “कमल दंड, आदि 7. पतवार 
डांड 8. रई का डंडा 9. जूर्माना--मनु ० ८।३४१, 
९।२२९, याज्ञ ० २।२३७ 0. ताडन, शारीरिक दण्ड, 
सामान्‍य दण्ड--यथापराधदण्डानाम--रघ ० १।६, एवं 
राजापथ्यकारिष तीक्षणदण्डो राजा--म॒द्रा ० १, दण्ड 
दण्डत्येष पातयंत्‌--मन्‌ ० ८।१२६, क्ेतदण्ड: स्वयं राज्ञा 
लेभ श॒द्रः सतां गतिम--रघ० १५।॥५३ ॥॥. कंद 
42. आक्रमण, हमला, हिसा, दण्ड--वणित चार उपायों 
में से अन्तिम--दे० उपाय मनु० ७।१०९, शि० 
२।५४ 3. सेना---तस्य दण्डवतो दण्ड: स्वदेहान्न व्य- 
शिष्यत--रघु ० १७।६२, मन० ७।६५, ९॥२९४, कि० 
२।१२ 44. संन्यव्यवस्था का एक रूप, व्यह 5. वशी- 
करण, नियंत्रण, प्रतिबन्ध--वाग्दण्डोडथ मनोदण्ड: 
कायदण्डस्तथैव च, यस्यते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स 


( ४६ ) 


उच्यते--मनु० १२।१० 46. चार हाथ के परिमाण 
का नाप 7. लिग 8. घमंड 49. शरीर 20. यम का 
विशेषण 2. विष्ण का नाम 22. शिव का नाम 
23. सूर्य का सेवक 24. घोड़ा (अन्तिम पाँच अर्थों 

'पुंल्लिग' हैं)। सम०---अजिनम्‌ . (भक्ति के बाह्य- 
सूचक) डण्डा और मगछाला 2. (आहलुं० ) पाखण्ड 
छल, - अधिपः मुख्य दण्डाधिकरण,---अनीकम सेना 
को एक टुकड़ी,--तव हृतव॒तो दण्डानीकीविदभंपते 
थ्रियम्‌ू--मालवि० ५।२,--अपृपन्याय: न्याय के अन्त- 
गत द०,---अहूँ (वि०) दण्ड दिय जाने के योग्य, दण्ड 
का भागी,--अरूसिका हजा,---आज्ञा दण्डित करने के 


लिए न्यायाधीश का वाकक्‍्य,---आहतम््‌ मद्टठा, छाछ 
“कमन्‌ (नपुं०) दण्ड दंना, ताड़ना करना,---काक 
पहाड़ी कौवा,- काष्ठ लकड़ी का डण्डा या सोटा, 
“ग्रहणम्‌ संन्यासी का दण्ड ग्रहण करना, तीथ्थयात्री 
का डण्डा लेना, साधु हो जाना,--छदनम्‌ बरतन रखने 
का कमरा,---ढक्का एक प्रकार का ढोल,---दासः ऋण- 
परिशोध न करने के कारण बना हुआ सेवक, ---देव- 
कुलम न्यायालय, - धर,--धार (वि० ) 4. डण्डा रखने 
वाला, दण्डधारी 2. दण्ड देने वाला, ताडना करने 
वाला--उत्तर ० २१०, (--र:) !. राजा--श्रमन॒दं 
मनुदण्डधरान्वयम्‌ ---रघु ० ९३ 2. यम 3. न्यायाधीश 
सर्वोच्च दण्डाधिकरण,--नायकः 4. न्यायाधीश, पुलिस 
का मुख्य अधिकारी, दण्डाधिकरण 2. सेना का मखिया 
सेनापति, -- नीति: (स्त्री०) 4. न्याय प्रशासन, न्याय- 
करण 2. नागरिक तथा सेनिक प्रशासन,--पद्धति, 
राज्यशासनविधि, राज्यतंत्र --रघु ०» १८।४६,--नेत्‌ 
(पुं०) राजा,--प: राजा --पांशुलः दरबान, द्वारपाल, 
-->पाणि: यम का विशेषण,--पतः 4. डण्ड का गिरना 
2. दण्ड दना,- पातनम्‌॒ दण्ड देना, ताडना करना 
-पारुष्यम 4. संप्रहार, प्रधात 2. कठोर तथा दारुण 
दण्ड दंना--पालः,--पालकः 4. मख्य दण्डाधिकरण 
2. द्वारपाल, ड्योढ़ीवान,--पोणः मृठदार चलनी 
“प्रणाम: 4. शरोर को विना झकाये नमस्कार करना 
(डण्ड की भांति सीध खड़े रह कर) 2. भूमि पर लेट 


कर प्रणाम करना,-बालधिः हाथी,-भड्ूः दण्डाज्ञा पर 
अमल न करना,--भृत्‌ (१०) 4. कुम्हार 2. यम का 
विशेषण,---भाण (न) वः . दण्डधारी 2. दण्डधारी 
संन्‍्यासी, - मार्ग: राजमार्ग, मख्यमारग,-यात्रा . बरात 
का जलस 2. यद्ध के लिए कच, दिग्विजय के लिए 
प्रस्थान,---यामः 4. यम का विशेषण 2. अगस्त्य मनि 
को उपाधि 3. दिन,--वादिन,--वासिन्‌ द्वारपाल 
सन्तरी, पहरेदार,- वाहिन्‌ (पूं०) पुलिस अधिकारी 

विधिः . दण्ड दने का नियम 2. दण्डविधान 
-“विष्कम्भ: मथानी को रस्सी बांधने का खंभा,-व्य हः 


एक प्रकार की - व्यह-रचना जिसमें सनिक पास २ 
कतारों में खड़े किये जाते हें,--शास्त्रम दण्ड निर्णय 
का शास्त्र, दण्डविधान,--हस्तः 4. द्वारपाल, पहरेदार 
संतरी 2. यम का विशेषण । 

दण्डकः | दण्ड-|-कन्‌ ] . छड़ी, डण्डा आदि 2. पडक्ति, 
कतार 3. एक छंद--दे० परिशिष्ट, ---कः,-- का, 
--कम दक्षिण में एक विख्यात प्रदेश जो नमंदा और 
गोदावरी के बीच में स्थित हैं (यह एक बड़ा प्रदेश 
है, कहते हैं राम के समय यहाँ जद्भुल था) --प्राप्तानि 
दुःखान्यपि दण्डकेष्वपि--रघु० १४॥२५, कि नाम 
दण्डकेयम्‌ --उत्तर० २, क्वायोध्याया: पुनरुपगमो 
दण्डकार्या वने व:--उत्तर० २।१३-१५ । 


दण्डनम्‌ [दण्ड -- ल्युट | दण्ड देना, ताड़ना करना, जुर्माना 
करना ! 

दण्डादण्डि (अव्य०) | दण्डेश्च दण्डद्च प्रहत्य प्रवत्तं 
यद्धम्‌ - इच, द्वित्वे, पवेपददीर्धे: |] लछाठियों की लड़ाई 
वह मारपीट जिसमे दोनों ओर से लाठी चलती हों 
डण्डों की सोटों की लड़ाई । 

दण्डार: | दण्ड-|- कऋ -|- अण्‌ | 4. गाड़ी 2. कुम्हार का चाक 
3. बेड़ा, नाव 4. मदमस्त हाथी । 

दण्डिक: [ दण्ड-- ठन्‌ | दण्डधारी, छड़ीबरदार । 

दण्डिका | दण्डिक-- टाप्‌ | 4. लकड़ी 2. पडन्‍क्ति, क़तार, 
श्रेणी 3. मोतियों की लड़ी, हार 4. रस्सी । 

दण्डिन (प०) [ दण्ड--इनि ] . चौथ आश्रम में स्थित 
ब्राह्मण, संन्यासी 2. द्वारपाल, डयोढ़ीवान 3. डाँड 
चलाने वाला 4. जन संन्यासी 5. यम का विशेषण 
6. राजा 7. दशकुमार चरित और काव्यादश्श का रच- 
यिता, दण्डी कवि--जाते जगति वाल्मीके कविरित्य- 
भिधा5भवत्‌, कवी इति ततो ब्यासे कवयस्त्विति 
दण्डिनि--उद्धूट । 

दत्‌ (प०) | स्ंनाम स्थान को छोड़ कर सर्वेत्र 'दन्त' के 
स्थान में 'दत्‌' आदेश विकल्प से | दाँत। सम० 
--छदः (दच्छद:) होटठ, ओष्ठ । 

दत (भू० क० कृ०) [ दा--क्त ] . दिया हुआ, प्रदत्त 
प्रस्तुत किया हुआ 2. सोंपा हुआ, वितरित, समर्पित 
3. रक्‍्खा हुआ, फेलाया हुआ-दे ० दा, --त्तः 4. हिन्दू 
धमशास्त्र मे वाणित १२ प्रकार के पुत्रों मं से एक 
( दत्त्रिम' भी कहते हैं )--माता पिता वा दद्यातां 
यम: पुत्रमापदि, सदशं प्रीतिसंयक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिम 
सुतः 4. मन ० ९१६८ 2. वश्यों के नामों के साथ 
लगने वाली उपाधि तु० 'गप्त के अन्तगंत उद्धरण से 
3. अति और अनसूया का पुत्र--दे० “दत्तात्रेय नी० 
-5त्तम्‌ उपहार, दान । सम०--अनपकम न्‌ --अप्रदा- 

, निकम्‌ दी हुई वस्तु को न देना, या दान की हुई वस्तु 

को वापिस लेना, हिन्दू धमंशास्त्र में वाणित १८ स्वाधि- 


([ ४४3४७ 


कारों में से एक,-अवधान (वि०) सावधान,-आत्रेय 
एक ऋषि, अतञ््रि ओर अनसूया का पुत्र, जो ब्रह्मा 
विष्ण और महेश का अवतार माना जाता हें,---आदर 
(वि०) 7. आदर प्र्दाशत करने वाला, सम्मानपृ् 
2. सन्‍्मान प्रास्त,-- शल्का दुलहिन जिसको दहेज दिया 
गया हैं ।.---हस्त (वि०) जिसने दूसरे की सहायता 
के लिए हाथ बढ़ाया हैँ, हाथ का सहारा पाय हुए 
---शम्भना दत्तहस्ता--मेघ० ६०, शम्भू को भूजा पर 
टेक लगाये हुए-स कामरूपेश्व रदत्तहस्त:-रघ्‌ ० ७।१७ 
(आलं०) साहाय्यवानू, समर्थित, साहाय्यित, सहा- 
यता-प्राप्त--दवेने त्थं दत्तहस्तावलम्बं--रत्ना० १८ 
वात्या खेदं॑ कृशारूग्या: सुचिरमवयवद॑त्तहस्ता करोति 
->-वेणी० २।२१ । 

दत्तकः [ दत्त +कन्‌ | गोद लिया हुआ पृत्र-नयाकज्ञ ० २। 

१३०, दे० दत्ता ऊपर । 
दद्‌ (म्वा० आ० ददते ) देना, प्रदान करना । 


दद (वि०) [ दा०--श |] देने वाला, प्रदान करने वाला । 

ददनम [ दद्‌--ल्यूट | उपहार, दान । 

दध्‌ (म्वा० आ० दघते) 4. पकड़ता 2. घारण करना, 
पास रखना 3. उपहार देना । 

दधि (नपुं०) [दध्‌ +-इन्‌ ] . जमा हुआ दूध, दही,--क्षी रं 
दधिभावेन परिणमते-शारी ० दध्योदन: आदि 2. तार- 
पीन 3. वस्त्र | सम०--अज्नम,--ओदनम दही मिला 
हुआ भात,-- उत्तरम,---उत्तरकम्‌,-- गम--दही की 
मलाई, तोड़,---उद:,---उदक: जमे हुए द्ध का सागर 
--कचिका जमे हुए और उबले हुए दूध का मिश्रण 
->चारः रई,--जम ताज़ा मक्खन,-फलः कैथ,-मण्ड:, 
-- वारि (नपृ०) दही का तोड़,--मन्यनम दही का 
मथना,--झ्योण: बन्दर,---सक्तु (पृं० ब० व०) दही 
मिला हुआ सत्त्‌,-सारः,-- स्नेहः ताज़ा मकक्‍्खन,-स्वेदः 
अधरिड़का दही । 

द्धित्यः [ दधि--स्था--क पृषो ० ] कैथ, कपित्यथ । 

दघोच: (पुं०) एक विख्यात ऋषि, जिसने अपने शरीर की 
हड्ियाँ देवताओं को दे दी थीं और स्वयं मरने के लिए 
उद्यत हो गया था। इन हड्डियों से दवताओं के शिल्पी 
ने एक वज्र बनाया ओर इन्द्र ने इसी वज्न के द्वारा वत्र 
तथा अन्यान्य राक्षसों को परास्त किया । सम०-अस्थि 
(नपृ ०) . इन्द्र का वज्र 2. हीरा । 

दनः (स्त्री०) दक्ष की एक कन्या जो कश्यप को व्याही गई 
थी । यही दानवों की माता थी | सम ०-जः,--पुत्रः, 
“-संभवः,--सूनुः, एक राक्षस, अरि:,-- द्विष (पु०) 
देवता । 
| दम्‌--तन्‌ ] 4. दांत, हाथी का दांत, विषदंत 


) 


>+-गीत० १०, सपंदंत, वराह आदि 2. हाथी का 
दांत, गजदंत पांचालिका--मा० १०।५ 3. बाण की 
नोक 4. पंत की चोटी 5. लताकुंज, पर्णशाला । सम० 
-अग्रम्‌ दांत की नोक,-अन्तरं दांतों के बीच का स्थान 
-उद्धद: दातों का निकलना,-उलखलिक:-खलिन्‌ (प्‌ ०) 
जो अपने दांतों को ऊखल की भांति प्रयक्‍त करते हं, 
(खाने वाले धान्य को अपनें दांतों के बीच में रखकर 
पीसने वाले), एक प्रकार के साध संन्यासी, तु० मनु० 
६।१७,-- कर्षण: नींब का वक्ष,-- कार: हाथीदांत का _ 
काम करने वाला कलाकार, - काष्ठम्‌ दतोन--क्र 
लड़ाई, --- भ्राहिन्‌ (वि० ) दाँतों को क्षति पहुँचाने वाला, 
दाँतों को खराब करन वाला,--घर्ष: दाँतों का किच- 
किचाना, दाँत पीसना, चाल: दाँतों का ढीलापन, 
-: छंद: होठ, - वारंवारमदारशीत्कृतकृतो दन्तच्छदान्‌ 
पोडयन्‌ --भत्‌ ० १।४३, ऋतु० ४।१२,--जात (वि० ) 
(वह बच्चा) जिसके दाँत निकल आये हों, दाँत 


निकलने का समय, -जाहम्‌ दाँत की जड़,--धावनम्‌ 
. दाँतों को घोना, साफ करना 2. दतौन (-नः) 
खर का वक्ष, मौलसिरी का पेड, पत्रम एक प्रकार 
का कर्णाभषण--रघ ० ६।१७, कु० ७।२३, (प्राय: 
कादम्बरी म॑ प्रयकक्‍त ),-- पत्रकम . कान का आभूषण 
2 फूल,--पतन्रनिका 4. कान का आभूषण-शि० 
१।६० 2. कुन्द, >-पवनम्‌ . दतौन 2. दाँतों का धोना 
साफ करना, -पात: दाँतों का गिरना,--पालोी . दाँत 
की नोक 2. मसूड़ा,--पुष्पम . कुन्द फूल 2. कतक 

निर्मली,---प्रक्षालनम्‌ दाँतों का धोना,--भाग: 
हाथी के सिर का अगला भाग (जहाँ दांत बाहर 
निकले होते हैं),-- मलम्‌ दाँतों का मे,-मांसं,--मलम्‌ 
-- वल्‍कम्‌ मसूड़ा, - मलीया: (ब० व०) दन्‍्त्य वर्ण 
अर्थात्‌ लत थ्‌ द् धघ्‌ न ल और स,-- रीग: दाँत की 
पीड़ा, - वस्त्रमु--वास: (नपुं ०, होठ --तुलां यदारोह॒ति 
दन्तवाससा--कु० ५॥२४, शि० १०।८६,-- वीज:, 
--बोज:,---वोजक :, -- बवोजक: अनार का पेड,--वीणा 
. एक प्रकार का बाजा, सारंगी 2. दाँत कटकटाना 
--#न्‍्तवीणां वादयन्‌--पंच० १,--बैदर्भ: वाह्मक्षति 
के द्वारा दाँतों का टटना,--व्यसनम दाँत का टूटना 
>-शठ (वि०) खट्टा, चरपरा (--5:) नींबू का पेड, 
>-शकरा दाँतों के ऊपर मल की पपड़ी, - ज्ञाण: दाँतों 
पर लगाने का दन्तमंजन, दन्‍्तशोधन मिस्सी,-शल,-लम 
दाँत की पीड़ा,--ज्ञोधनि: (स्त्री०) दाँत कुरेलनी 
-- शोफः मसड़ों की सजन,--संघर्य: दाँतों का रगड़ना, 
5हषे: दाँतों में (ठंडा पानी) रंगना, --हर्षक: नींब 
का पेड़ । 


(साँप या अन्य विषले जन्तुओं का) ,--वदसि यदि दन्तक: [दन्त--कन्‌ ] . चोटी, शिखर 2. खँटी, पलहण्डी । 


किचिदपि दन्तरुचिकोम्‌दी हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌ 


वनन्‍्तादन्ति (अव्य० ) [दन्तेंदच दन्तेरच प्रहृत्य प्रवृत्तं युद्धम 


( ४४८ ) 


समासान्त: इच्‌, पृूवंपददीघः | एसी लड़ाई जिसमें ए 
दूसरे को दाँतों से काटा जाय । 

दन्तावल:, दन्तिन (पृं०) [अतिशायितौ दन्तौ यस्य--दन्त 
+वलच, दीघे:, दन्‍्त-+-इनि | हाथी,---भांमि० १।६० 
तृणगणत्वमापन्नबध्यन्त मत्तदन्तिन:--हि० १३५, 
रघु० १।॥७१, कु० १६॥२ । 

दन्तुर (वि०) [दन्त--उरच | बड़े २ या आग निकले हुए 
दाँतों वाला--शूकरे निहते चंव दन्तुरो जायते नर 
“+-तारा०, शि० ६५४ 2. दाँतेदार, दन्तुरित, दरार- 
दार, दंदानंदार, उन्नतावनत, विषम (आलं०) अखवं- 
गवस्मितदन्तुरेग--विक्रमांक+. १॥/५० 3. उर्भमिल 


4. उठना (बालों का) खड़ा होता । सम०-छदः: नींब 


का पेड़ । 
दन्‍्तुरित (वि०) [दन्तुर--इतच्‌ | बड़े या आगे निकले हुए 
दाँतों वाला 2. दांतेदार, उन्नतावनत, खड़े रोंगटों 
वाला--केतकिदन्तुरिताश---गीत ० १, पुलकभर” ११, 
का० २८६ । 
दन्त्य (वि०) [दन्त-+-यत्‌ | दाँतों से सम्बद्ध, 


त्यः (अर्थात्‌ 
वर्ण: ) 


तस्थानीय वबण, दे० 'दन्तमलीय ऊपर । 
वन्दश: (पु०) दाँत । 
दन्दशक (वि०) [| दंश--यरू--ऊेक | 4. काटने वाला 
विषला 2. उत्पाती,--कः 4. साँप, सप॑ 2. रंगन॑ वाला 
जन्तु 3. राक्षस--इषमति रघुपिहे दन्दशुकाज्जिधांसो 
“-भद्वि० १२६ । 
दभ, दम्भ ! (म्वरा० स्वा० पर० दभति, दम्नोति दब्ध 
--इईच्छा० धिप्सति, धीप्सति, दिदम्भिषति ) 4. क्षति 
पहुँचाना, चोट पहुँचाना 2. घोखा देना, ठगना 3. जाना, 
॥ (चुरा० उभ० दम्भयति--ते) ठेलना, उकसाना, 
ढकेलना । 
दश्ब्न (वि०) [दम्भू--रक | थोड़ा, स्वल्प,---अद भ्रदर्भाम धि- 
शय्य स स्‍्थलीम्‌ --कि० १।३८, दे० अदश्र,-भ्रः सम द्र, 
--शअम्‌ (अव्य०) थोड़ा, जरा, किसी अंश तक । 
दस (दिवा० पर०--दाम्यति, दमित, दान्त--्रेर ० दमयति) 
. पाला जाना 2. शान्‍्त होना --मनु० ४२५, ६।८, 
७।१४१ 3. पालना, वश में करना, जीतना, रोकना 
'“यमो दाम्यति राक्षसान्‌- -भद्वगि ० १८।२०, दमित्वा- 
प्यरिसंघातानू-९।४२, १९, १५।३७ 4. शान्त करना । 
: [दम्‌--घजा | 7. पालना, दमन करना (वश्ञ में करना) 
2. आत्मतनियन्त्रण, अपनी उग्र भावनाओं को वश में 
करना, आत्मसंयम--भग ० १०।४,--( निग्रहो बाह्य- 
वत्तीनां दम इत्यभिधीयते) 3. बराई की ओर से मन 
को हटाना, बरी वत्तियों का दमन करना (कृत्सिता- 
त्कमंणो विप्र यच्च चित्तनिवारणं, स कीतितो दमः ) 
4. मन की दढ़ता 5. दण्ड, जुर्माना --मनु ० ९१२८४, 
२९०, याज्ञ ० २।४ 6. दलदल, कीचड । 


, दमथ:,--थः | दम-+अथच्‌, अथच वा ]. अपनी उग्र 


| दमित (वि० 


वत्तियों को रोकना, या वश में करना आत्मनियन्त्रण 
2. दण्ड | 


दसन (वि०) (स्त्री०--नी ) [दम्‌ -+ल्युट्‌ | !. पालन वाला 
दबाने वाला, वश मे॑ करने वाला, जीतने वाला हरान॑ 
वाला-जामदग्न्यस्थ दमने नव निवेक्‍्तुमहसि-उत्तर० 
५।३२, भरत ० ३४८५ इसी प्रकार 'सर्वदमन' “अरि- 
दमन 2. शान्‍्त, निरावेश,---नम . पालना, वश म 
करना, दबाना, नियन्त्रित करना 2. दण्ड देना, ताड़ना 
करना-दुर्दात्तानां दमनविधयः क्षत्रियष्वायतन्ते 
“-महावी० ३।३४ 3. आत्मसंयम । 


दमयन्ती [दमयति नाशयति अमड्भरलादिकम्‌--दम्‌-णिच्‌ 
-+शत-+ डीष | विदर्भ के राजा भीम की पुत्री (इसका 
नाम दमयन्ती इस लिए पड़ा था--कि इसने अपने 
अनपम सोन्दय से सभी सुन्दर महिलाओं का दर्प चर 
चर कर दिया था--न ० २।१८ - भवनत्रयस भ्रवामसो 
दमयन्ती कमनीयतामदम, उदियाय यतस्तनश्रिया दम- 
यन्‍्तीति ततोडइभियां दधो । एक स्वणहंस ने पहले 
दमयन्ती के सामने नल के गण और सौन्‍्दय की प्रशंसा 
की फिर उसी के द्वारा दमयन्ती ने अपने प्रम का 
समाचार उसको भिजवाया | उसके पदचात स्वयम्वर 
में दमयन्ती ने नल को उन बह॒त से प्रतियोगियों में से, 
जिनमें कि इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण यह चारों देव 
भी स्वयं उपस्थित थे, पति के रूप में चन लिया और 
फिर दोनों प्रसन्नता पूवक अपना दाम्पत्यज़ीवन बिताने 
लगे । परन्तु उनका यह सुखमय जीवन अधिक देर 
तक नहीं रहना था । नल के सौभाग्य से ईर्ष्या करने 
वाला कलि, नल के दरीर में प्रविष्ट हो गया और 
उसने नर को अपने भाई पुष्कर के साथ जूआ खेलने 
के लिए उकसाया । खेल की गर्मी में ही मढ़ राजा 
ने अपना सबकुछ दाँव पर लगा दिया और स्वयं तथा 
पत्नी को छोड़ सब कुछ हार गया। फलतः नल 
और दमयन्ती को केवल एक बस्त्र पहने राजधानी से 
निकाल दिया गया। दमयन्ती को बहुत से कष्ट 
उठाने पड़े । परन्तु उसकी पति-भक्ति में कोई अन्तर 
तन आया । एक दिन जब दमयन्ती पड़ी सो रही थी 
हताश होकर नल उसे छोड़ कर चल दिया । तब 
दमयन्ती को विवश होकर अपने पिता के घर जाना 
पड़ा। कुछ समय के पश्चात्‌ वह फिर अपने पति से 
मिली और फिर शेष जीवन उन्होंने निर्बाघसुख में 
बिताया--दे० “नल ओर “ऋतुपर्ण ) 

दमयित (वि०) [ दम-+णिच्‌ --तृच्‌ | 4. पालने वाला 
दमन करने वाला 2. दण्ड देने वाला, ताडना करने 
वाला 3. विष्णु का विशेषण । 

) [दम्‌-+-कक्‍्त | 4. पाला हुआ, शान्त, शान्‍्त 


( ४४९ ) 


किया हुआ 2. विजित, दमन किया हुआ, वशीमत, 
परास्त । 

दम (मं) नस (पं०) [दम -+-उनस, पक्ष दीघ: | आग । 

दम्पती [जाया च पतिइ्च द्व ० स० -जायाशब्दस्य दमादेश 
द्विवचन | पति और पत्नी, रघ० १।३५, २।७०, मनु० 
२।११६ । 

दम्भ: | दम्भ +-घझञ ] 4. धोखा, जालसाज़ी, दांवपेच 
2. धामिक, पासण्ड--भग० १६।४ 3. अहद्भार, 
घमण्ड, आत्म३लाघा 4 पाप, दुष्टता 5. इन्द्र का 
वज्र । 

दम्भनम्‌ | दम्भू--ल्यूट ] ठगना, घोखा देना, छल । 

दम्भिन्‌ (पुं०) [ दम्भू--णिनि ] पाखण्डी, धृत॑--याज्ञ० 
१।॥१२३०, भग० १३।७ । 

दम्भोलि: | दम्भ +-असुन्‌ -- दम्भस, तस्मिन प्रेरणे अरृति 
पर्याप्तीति --अरू -- इन | इन्द्रका वज्र । 

दम्य (वि०) [ दम+यत्‌ | 4. पालने के योग्य, सधाय 
जाने के लायक़ 2. दण्ड दिये जाने योग्य, ---म्यः 4. नया 
बछड़ा (जिसे प्रशिक्षण तथा अनुभव की अपेक्षा हैं) 
“नाहति तात: पुज्भवधारितायां घरि दम्यं नियोजयितुम॒ 
- विक्रम० ५, गर्वी घ॒र॑ं यो भवनस्य पित्रा धर्यण 
दम्य: सद्श बिभति--रघ्‌० ६।७८, मद्रा० ३॥३े 
2. वह बछड़ा जिसे अभी सधाना है । 


दय (म्वा० आ०-दयते,दथित ) दया आना, करुणा का 
भाव होना, तरस खाना, सहानुभूति प्रदर्शित करना 
(संबं० के साथ )--रामस्थ दयमानोउसावध्येति तव- 
लक्ष्मण:--भट्टि० ८।११९, तेषां दयसे न कस्मात 
--२।३३, १५।६३ 2. प्यार करना, अच्छा लगना, 
रुचिकर होना --दयमाना: प्रमदा:--श० १।३, भट्टि० 
१०।९ 3. रक्षा करता--नगजा न गजा दयिता दयिता: 
-भंट्टि० १०।९ 4. जाना, हिलना-जुलना 5. स्वीकार 
करना, देना, वितरण करना, नियत करना 6. चोट 
पहुंचाना । 
दया | दय-+अडः+टाप ] तरस, सुकुमारता, करुणा 
अनुकम्पा, सहानुभति--निमुणेष्वपि सत्त्वेष दयां कुवति 
साधव:--हि० १।६०, रघ० २॥११, इसी प्रकार 
भूतदया । सम०--कट:,कर्च: बद्ध के विशेषण 
“जीरः (अलं० श।० ) वी रतापूर्ण कए_णा की भावना 
रुणा के फलस्वरूप उदय होने वाला वीररस-उदा ० 
जीमतवाहन (नागानन्द में) गरुड से कहता है-- 
शिरामख: स्यन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति 
तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ कि भक्षणात्त्वं विरतो 
गरुत्मन, तु० 'दयावीर के अन्तगत रस० मे । 
दयालु (वि०) [ दय-+आलच्‌ | कृपाल, 


२।५२ 
्‌ ५५ 


सुकुमार, सदय, 
करुणापूर्ण --यश:शरीरे भव में दवाल:--रघु ० २।५७, 


दयित (भू० क० कृ०) [ दय्‌-+क्‍्त | प्रिय, चाहा हुआ, 
इष्ट--भटद्टि ० १०।९,--तः: पति, प्रेमी, प्रिय व्यक्ति 
>>विक्रम० ३।५, भामि० २। १८२,--तता पत्नी, प्रेयसी 
--दयिताजीवितालम्बनार्थी--मेघ० ४, रघ्‌ ० २।३, 
भामि० २१८२, कि० ६।१३, दयिताजितः जोरू का 
गलाम, पत्नीभक्त पति । 

दर (वि०) [दृ+अप | फाड़ने वाला, चीरने वाला 
( प्रायः समासान्त मे ),--रः,--रमस्‌ 7. गुफा, कन्दरा 
छिद्र 2. शद्धु,---र: . भय, त्रास, डर,-सा दर पूतना 
निन्‍्य हीयमाना रसादरम--शि० १९।२३, न जात- 
हार्देन न विद्विषादर: कि० १।३३, (अव्य० ) 
थोड़ा, ज़रा (समास में )--दरमोलजयना निरीक्षिते 
--भामि० २।१८२, ७, दरबविगलितमल्लीवल्लिचज्च- 
त्पराग---आदि०--गीत ० १, इसी प्रका<--दरदलित 
-विकसित-उत्तर ० ४, मा० ३ । सम०--तिमिरम 
भय का अन्धकार, हरति दरत्तिमिस्मतिधोरम-गीत ० 
१० । 

दरणम | दृ+ल्यूट | तोड़ना, टुकड़े २ करता । 

दरणि: (पूं० स्त्री०) दरणी [ द-+अनि, दरणि--डछीप्‌ | 
. भंवर 2. घारा 3. हिलोर । 

दरद (स्त्री०)) [द-अदि | 4. हृदय 2. ब्रास, भय 
3. पहाड़ 4. चट्टान, किनारा, टीला । 

दरदा: (पुं०ब० व०)[दर--दं --क | कश्मीर को सीमा को 
छूता हुआ एक देश,--द: भय, त्रास,--दम्‌ सिगरफ । 

दरि:--री (स्त्री०) [द+इन्‌, दरि-+छीष ] गफा, 
कन्दरा, घाटी, दरीगह--कु० १।१०, एका भार्या 
सुन्दरी वा दरी वा - भत० २।१२० । 

दरिद्रा (अदा० पर ० >दरिठ्राति, दरिद्रवित:--प्रेर० दरिद्र- 
यति, इच्छा दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषति) 4. निधन 
होना, ग़रीब होना,--अधोञ्घध: पश्यतः कस्य महिमा 
नोपचीयते, उपयंपरि पर्यन्त: स्व एव दरिद्रति--हि० 
२।२, भट्टिी" १८।३१ 2. कष्टग्रस्त होना,--यक्तं 
ममव कि वकक्‍तुं दरिद्राति यथा हरि:--भट्ठि० ५।८६ 
3. दुबला पतला होना, “-दरिद्रति वियदृद्रमे कुसुम 
कान्तयस्तारका:--विक्रमांक ० ११।७४ । 

दरिद्र (वि०) [दरिद्रा+क] निधन, गरीब, अभावग्रस्त, 
दुदशाग्रस्त--स तु: भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे को5थथंवान्‌ को दरिद्र:-भ्तूं ० २।५० 

ग़रीबी--शडूनीया हि लोके$स्मिन्निष्प्रतापा 

दरिद्रता--मच्छ ० ३२४ । 

दरोदरः [दरो भयं॑ तज्जनकम॒दरं यस्य]) 4. जुआरी 2. जए 
पर लगा दाँव,--रम् 4. जआ खेलना 2. पॉसा, अक्ष 
दे० 'दुरोदर । 

ददरः [द-यद--अच | . पहाड़ 2. कुछ टटा हुआ मत- 
वान । 


( ४५० ) 


दर्दरीकः [द+यड--ईकन्‌ |] . मेढक 2. बादर 3. एक 
प्रकार का वाद्ययन्त्र---कम्‌ एक वाद्ययन्त्र । 

दद्रः [द-+यडः--उरच्‌ |] . मेंढक-पड्ूुक्लिन्नमुखा: पिवन्ति 
सलिल धाराहताः दर्द्राः--मच्छ० ५११४ 2. बादल 
3. बन्सरी जसा एक वाद्ययन्त्र 4. पहाड़ 5. दक्षिण में 
स्थित एक पहाड़ का नाम (मरूय सम्मिलित ) -स्त- 
नाविव दिशस्तस्या: शैलौ मलयदर्दरौ--रघ० ४॥५१ । 

दद्र: (द्रः) (स्त्री०) [दरिद्रा--उ नि० साध: | दाद, एक 
प्रकार का चमंरोग । 

दपेः [दप्‌ू+घज्) , अच वा| 4. घमण्ड, अहद्भार, धृष्टता, 
अभिमान--मनु ० ८।२१३, भग० १६।४९ 2. उतावला- 
पन 3. गव, दम्भ 4. रोष, विक्षोभ 5. गर्मी 6. कस्त्री । 
सम०--आध्मात (वि०) अभिमान से फला हुआ, 
>-छिंद,-हर (वि०) घमण्ड तोड़ने वाला, नीचा 
दिखाने वाला । 

दपषकः [दप्‌--णिच्‌ --ण्वल | प्रम के देवता, कामदेव । 


दर्षणः [दप-- णिच-+-ल्यट] मह देखने का शीशा, आयना 

जलोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति--छं० 
०९, कु० ७॥२६, रघु० १०१०, १६।२७,--णम्‌ 

4. आँख 2. जलना, प्रज्वलित करना । 

दपित, दपिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) |[ दप्‌-+-क्त, दुप्‌ +- 
णिनि] घमण्डी, अहंकारी, अभिमानी । 

दर्भ: [दू+भ] एक प्रकार का पवित्र (कुशा) घास जो 
यज्ञानष्ठानों के अवसर पर प्रयक्त किया जाता हैं 
--श० १।७, रघृ० १९।३१, मन्‌ु० २।४३, ३।२०८ 
४३६ । सम०--अहझूुकरः कुश घास का नृकीला पत्ता 
--श० २।१२,---अनपः दर्भ घास से परिपृ्ण दलूदली 
भूमि,--आह्ययः मंज घास । 

दर्भटम | दभ-+-अटन्‌ | निजी कमरा, आराम करन का 
एकान्त कमरा । 

दर्व: | द--व |] . एक उत्पातकारी अनिष्टकर जनन्‍्तु 
2. राक्षस, पिशाच 3. चमचा । द 

दर्वट: | दर्वे-+-अट--अच्‌ शक० पररूपम्‌ | . गाँव का 
पहरेदार, पुलिस अधिकारी 2. द्वारपाल । 

दर्वरीक: [ दू--ईकन्‌, नि० साधु: | . इन्द्र का विशेषण 
2. एक प्रकार का वाद्य यन्त्र 3. हवा, वाय | 

दविका [दवि--कन्‌ +-ठाप्‌ | कड़छी, चमचा । 

दर्वी (वि०) (स्त्री०) [ द-+विन्‌, वा डीष ]. कड़छी, 
चम्मच 2. साँप का फैलाया हुआ फण-शि० २०।४२। 
सम--करः साँप, सप । 

दर्वः [दश्‌-घजा । 4. दृष्टि, दश्य, दशन (प्रायः समास 

) दुर्दश:, प्रियदर्शः 2. अमावस्या 3. पाक्षिक यज्ञ 

अमावस्या के दिन होने वाला यज्ञीय कृत्य । सम» 
--पः देवता,--यामिनों अमावस्या की रात्रि,--विपद्‌ 
(पूं०) चाँद । 


दर्शक (वि०) | दश्‌+ण्वलू | 4. देखने वाला, अनुष्ठान 
करने वाला 2. दिखलाने वाला, बतलाने वाला--कु० 
६।५२,--कः . प्रदर्शन करने वाला 2. द्वारपाल, पहरे 
दार 3. कुशल व्यक्ति, किसी कला में प्रवीण व्यक्ति । 


दशनम [दश्‌--ल्यूट | देखना, दर्शन करना, निरीक्षण करना 
रघु ० ३।४, 2. जानना, समझना, प्रत्यक्ष जानना, 
परिदर्शन करना--रघु० ८७२ 3. दृष्टि, दर्शन 
“चिन्ताजडं दर्शतम--श ० ४।५ 4. आँख 5. निरीक्षण, 
परीक्षा 6. दिखलाना, प्रदशन करना, 
7. दिखलाई देना 8. भेंट करना, दर्शन करना, दर्शन 
-- दैवदशनम्‌ 9. (अतः) किसी के सम्मख जाना 
श्रोता--मारीचस्ते दशनं वितरति श० ७---राजदशन 
मे कारय-आदि 0. रंग, पहल, दशन-भग० १११०, 
रघ्‌ ० ३३५७ व4. दशन देना (न्यायारूय में) उप- 
स्थित होना--मनु० ८।१५८, १६०, 2. स्वप्न, 
रुवाब 3. विवेक, समझ, बंद्धि 4. निर्णय, अवबोध 
5. धामिक ज्ञान 6. शास्त्र में व्याख्यात कोई नियम 
या सिद्धान्त 7. दर्शनशास्त्र-जेसा कि 'सर्वदर्शनसंग्रह' 
में 48. दर्पण 49. गण, व्यवहार की खबी 20. यज्ञ । 
सम०--ईप्सु (वि०) दर्शन करने का अभिलाषी,-पथ 


दृष्टि या दर्शन का परास, क्षितिज,--प्रतिभः उपस्थित ' 


होते के लिए जमानत या ज्ामिन । 


दर्शनीय (वि०) [ दश्‌-+-अनीयर्‌ ] 4. देखने के योग्य, 
निरीक्षण के योग्य, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
2. देखने के लिये उचित, सुहावना, मनोहर, सुन्दर 
3. न्यायालय में उपस्थित होने के योग्य । 

दर्शयित (पुं०) [ दश+णिच्‌--तृच्‌ ] . दोवारिक, प्रवे- 
शक, द्वारपाल 2. मार्ग प्रदर्शक । 

दशित (वि०) [दश--णिच्‌--क्‍्त | . दिखाया गया, प्रद- 
शित, प्रकटीकृत, प्रदर्शित की गईं 2. देखा गया, समझ 
लिया गया 3. व्याख्यात, सिद्ध 4. प्रतीयमान । 

दल (म्वा० पर०--दलति, दलित) . फट पड़ना, टुकड़ें२ 
होता, फट जाना, तरेड़ आजांना-दलूति हृदयं गाढोदहेगं 
द्विधा न तु भिद्यते--उत्तर० ३।३ १, अपि ग्रावा रोदिति 
अपि दलति वज्ञस्य हृदयम-१।२८, मा० ९।१२, २०, 
दलति न सा हृदि विरहभरेण--गीत ० ७, अमरु ३८ 
2. प्रसार करना, विकसित होना, (पुष्प की भांति) 
खिलना-दलच्नवनी लोत्पल--उत्त र ० १, स्वच्छ॑न्दं दल- 
दरविन्द ते मरन्दं विन्दन्‍्तो विदधतु गृड्जितं मिलिन्दा 
>भामि० १।१५, शि० ६।२३, कि० १०१३९,-प्रेर ० द 
(दा) लूयति ॥. फोड़ना, फाड़ना 2. काटना, बांटना, 
टुकड़ २ करना,--उद्‌,--(प्रेर०) फाड़ डालना, (वि) 
. तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, तरेड़ आ जाना>-त्वदि- 
षुभिव्यंदलिष्यदसावपि--ने ० ४॥८८ 2. खोदना । 

दल:,--लम्‌ | दलू-+अच्‌ |] 4. टुकड़ा, अंश, भाग, खण्ड 


प्रदशनी _ 


का 


( ४५१ ) 


--शि० ४४४ 2, उपाधि 3. दो आधों में से एक 
जते दाल, आधा भाग 4. म्यान, कोष 5. छोटा अंकुर 
या कोपलछ, फूल की पंखड़ी, पत्ता---रघु० ४।४२, श० 
३।२१, २२ 6. शस्त्र का फलक 7. पंज, राशि, ढेर 
8. सेना की टुकड़ी, सनिकों की टोली । सम०-आढक: 
. झाम 2. मसीक्षेपी मत्स्य का भीतरी कवच 3. खाई, 
परिखा 4. बवंडर, आँघो 5. गेरु,--कोषः कुन्दलता, 
-““निर्मोक:ः भोजपत्र का वुक्ष,--पुष्पा केवड़े का पौधा, 
“सूचि:,--ची (स्त्री०) कांटा,--स्नसा पत्ते का रेशा 
या नस । 

दलनन्‌ | दल--ल्यूट्‌ | फट पड़ना, तोड़ना, काटना, बांटना, 
कुचलना, पीसना, टुकड़े २ करना -मत्तेभकुम्भदलने 
भुवि सन्ति शरा:--भततं ० १॥५९ | 

दलनी (स्त्री०) दलिः (१०) | दलन-+-डीपू, दल--इन |] 
मिट्टी का ढेला, मिट्टी का लौंदा । 

दलप: [दल --कपन्‌ ] 4. शस्त्र 2. सोना 3. शास्त्र । 

दलझ: (अव्य०) | दल्‌--शस्‌ |] टुकड़े-टुकड़े करके, खण्ड 
खण्ड करके । 

दलित (भू० क० क्ृ०) [ दल--क्त ] 4. ट्टा हुआ, चीरा 
हुआ, फाड़ा हुआ, फटा हुआ, टुकड़े २ हुआ 2. खुला 
हुआ, फेलाया हुआ । 

दल्भ: | दरू-|भ ] . पहिया 
3. पाप । 

दवः | दु+अच्‌ | 4. वन, जंगल 2. जंगल की आग, दावा- 
ग्ति--वितर वारिद वारि दवातुरे--सुभा० 3. आग, 
गर्मी 4. बुखार, पीड़ा। सम०--अभ्निः,-दहन: जंगल 
की आग, दावाग्ति--यस्य न सविधे दयिता दवदहन- 
स्तुहिनदी धितिस्तस्थ, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तु- 
हिनदीधितिस्तस्य--कराव्य ० ९, भामि० १।३६, मेघ० 
५३, शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि:--रघु० २।१४। 

दवथु: | दु--अथुच्‌ ] 4. आग, गर्मी 2. पीडा, चिन्ता, 
दुःख 3. आँख की सृजन । 

दविष्ठ (वि०) | दूर--इष्ठन्‌, दवादेश: ] 4. अत्यंत दूर 
का, के, की । 

दवोयस्‌ (वि०) [ दूर-ईयसुन्‌, दवादेश: | . अपेक्षाकृत 
दूर का 2. कहीं परे, कहीं दूर,--विद्यावता सकलमेव 
गिरा दवीय:--भामि० १६९ | 

दशक (वि०) | दशन्‌ -कन्‌ ] दस से युक्त, दशगुना, 
““कामजो दशको गण:--मनु० ७।४७,--कम्‌ दश का 
समाहार । क्‍ 

दशत्‌, दशति: (स्त्री०) | दशन्‌--अति | दस का समाहार, 
दशक । 

दशन्‌ (सं० वि० ब० व०) [ दंश्‌-+-कनिन्‌ ] दस,--स 
भूमि विश्वतो वृत्वाध्त्यतिष्ठद्शाहुगुलमू-ऋग्‌ १०९०, 
१। सम०-अड्गुल (वि०) दस अड्गुरू लम्बा,-अर्ध 


2. जालसाजी, बेईमानी 


(वि०) पाँच (धं:) बुद्ध का विशेषण,-अवबतारा: (पं०, 
ब० ब०) विष्णु के दस अवतार, दे० “अवतार' के 
अन्तगत,--अद्वव: चन्द्रमा,---आनन:,--आस्य: रावण 
के विशेषण--रघु ० १०।७५,--आमय: रुद्र का विश्ये- 
षण,--ईशः दस ग्रामों का अधीक्षक,- एकादशिक 
(वि०) जो दस रुपय देकर ग्यारह लेता है, अर्थात्‌ 
जो १० प्रतिशत पर उधार देता है, - कणष्ठ:,--कन्धर: 
रावण के विशेषण--सप्तलोककवी रस्य दशकण्ठकुल- 
द्विष:--उत्तर० ४॥२७, अरि:, जित्‌ (पुं०) “"रिपुः 
राम के विशेषण--रघु० ८।२९,--गृण (वि०) दस 
गुता, दस गुणा बड़ा,--ग्रासिन्‌ (पृं०)--पः दस प्रामों 
का अधोक्षक, --ग्रीव:-- दशकण्ठ:,-पारमिताध्वर: “दस 
सिद्धियों का स्वामी बुद्ध का विदशेषण,--पुरः एक 
प्राचीन नगर का नाम, राजा रन्तिदेव की राजधानी 
“मेघ० ४७,-बल:,-भूमिग: बुद्ध के विशेषण,-मालिका: 
(ब० व०) 4. एक देश का नाम 2. इस देश के 


निवासी या शासक,---मास्य (वि०) . दस महीने 
का 2. गर्भ में दस मास (जन्म से पूर्व का बच्चा), 
“मुख: रावण का विशेषण, 'ररिपु: राम का विशेषण 
“रघु० १४॥८७,--रथः अयोध्या का एक प्रसिद्ध 
राजा, अज का पुत्र, राम और उनके तीन भाइयों का 
पिता, ( दशरथ के तीन पत्नियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा, 
ओर ककेयी, परन्तु कई वर्षों तक उनके कोई सन्‍्तान 
नहुई । वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के 
लिए कहा, ऋष्यश्वद्ध की सहायता से वह यज्ञ संपन्न 
हुआ। इस यज्ञके पूरा होने पर कौदल्या से राम 
का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शरत्रष्त का तथा कंकेयी 
से भरत का जन्म हुआ। दशरथ को अपने सभी पूत्र 
बड़े प्यारे थे परन्तु राम तो उनका 'प्राण' था। 
इसके पश्चात्‌ जब कंकेयी ने मन्थरा के द्वारा उकसाये 
जाने पर अपने दो पूव प्रतिज्ञात वर मांगे तो दशरथ 
ने उसके गहित प्रस्तावों से उसका मन हटाने के लिए 
के केयी को धमकाया, जब वह न मानी तो खुशामद, 
अनुनय विनय के द्वार। उसे समझाने का प्रयत्न किया । 
परन्तु कंकेयी बराबर निर्देय बवी रही। फलतः 
बेचारे राजा को अपने पुत्र राम को निर्वासित करने 
के लिए बाध्य ,.होना पड़ा। और उसके पदचात्‌ 
उन्होंने इसी दुःख में अपने प्राण त्याग दिय) ,-- रहिमि- 
शत: सूर्य ---रघु० ८।२९,--राजत्रम्‌ दस रातों (बीच के 
दिनों समेत ) का समय (त्र:) दस दिन तक चलने 
वाला एक विशेष यज्ञ,--रूपभृत्‌ (पुं०) विष्ण का 
विशेषण,-- वक्‍त्र:,--वदन: दे० “दशमुख, - बाजिन 
(पु०) चन्द्रमा,--वाषिक (वि०) हर दश बएषं के 
परशचात्‌ होने वाला या दश वर्ष तक टिकने वाला | 


| विध ( वि० ) दस प्रकार का,--शतम्‌ . एक हजार 


( ४५२ ) 


2. एक सो दस, रब्सि: सूय,-शती एक हजार,--साह- 
स्रम दस हज़ार,--हरा !. गद्णगा का विशेषण 2. गड़ा 
के सम्मान के उपलक्ष्य में ज्पेष्ठ शक्‍ला दशमी को 
मनाया जाने वाला पं 3. दुर्गा के सम्मान में आश्विन 
शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाह पर्व (विजया 
दशमी )। क्‍ 

बद्यतय (वि०) (स्त्री०-यो) [ दशन्‌-|-तयम्‌ ] दस भागों 
से यकक्‍त, दस गुना । 

दशधा (अव्य०) [दशन्‌--धा | . दस प्रकार से 2. दस 
भागों में । 

दशन:,--नम्‌ | दंश-|-ल्युट नि० नलोपः | . दाँत,--मुहु- 
मं हुदंशनविखण्डितोष्ठया-- शि० १७।२, शिखरिदशना 
“-मेघ० ९०, भग० १०।२७ 2. काटना,--नः पहाड़ 
की चोटी,--नम्‌ कवच | सम०-अंशु दांतों की चमक 
“-+कु० ६॥२५, --अड्ड: दांत से काटने का चिह्न 
काटना,--उच्छिष्ट: 4. होठ 2. चुम्बन 3. आह,-छद:, 
“वासस्‌ (नपु्‌ ०) 4. होठ 2. चुम्बन,--पदमस्‌ बड़का 
भरना, दांत का चिह्न- दशनपदं भवदधरगतं मम 
जनयति चेतसि खेदम्‌ू--गीत ० ८,-- बीज: अनार का 
पेड़ । द 

दशम (वि०) (स्त्री०मी) | दशन्‌--डट्‌्--मद | दशवाँ । 

दहासिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नो) [ दशमी-|-इनि ] बहुत 
पुराना । 

दशनी (स्त्री०) 4. चान्द्र मास के पक्ष का दसवथाँ दिन 
2. मानव जीवन को दशवीं दशाब्दी 3. शताब्दी के 
अन्तिम दस वर्ष । सम०--स्थ, (दह्मों गत) (वि०) 
९० वर्ष से अधिक आयु । 

दष्ट (वि०) [ दंश--क्त ] काटा गया, डड्डू. मारा गया 
आदि । 


दशा [ दंश्‌--अडः नि० टाप्‌ | वस्त्र के छोर पर रहने वाले 
घागे, कपड़े पर लगी गोट, झालर, मगजी,- -रक्‍तां- 
शुक॑ पवनलोलद॒शं वहन्ती--मृच्छ० १।२०, छिन्ना 
इवाम्बरपटस्यथ दशा: पतन्ति---५।४ 2. दीवे की बत्ती 
--भत्‌० ३१२९, कु० ४॥३० 3. आय, था जीवन 
को अवस्था--दे० नी० 'दशांत' 4. जीवन की एक 
अवस्था या काल-जसा कि वाल्य, यौवन आदि-रघु० 
५|४० 5. काल 6. स्थिति, अवस्था, परिस्थिति--नीचचे- 
गंच्छत्युपरि च दशा चतक्रनेमिक्रमेण--मेघ० १०९, 
विषमां हि दशां प्राप्य देव गहंयते नरः:--हि० ४।॥३ 
7. मन को स्थिति या अवस्था 8. कर्मों का फल 
--भाग्य 9. ग्रहों की स्थिति (जन्म के समय) 40. मन. 
समझ । सम ०---अन्त: . बत्ती का छोर 2. जीवन का 
अन्त--निविष्टविषयस्नेह: स दशान्तमुपेयिवान्‌ -- -रघु० 
१२।१ (यहाँ शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ हू), 
“डन्‍्धनः लेप, दीपक,--कर्ष: . वस्त्र का किनारा 


2. लेप, दीपक,--पाक(--विपाक: !. भाग्य की परि- 
पकक्‍्वावस्था --भाग्य के अनुसार फल प्राप्ति 2. जीवन 
की परिवर्तित दशा । 

दशार्णा: (ब० व०) [ दश० ऋणानि दुर्गभमयों वा यत्र 
ब० स० ] 4. एक देश का नाम--संपत्स्यन्ते कतिपय- 
दिनस्थायिहंसा दशार्णा:--मेघ० २३ 2. इस देश के 
निवासी । 

दक्शिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ दशन्‌--इनि | दश रखने 
वाला--[पुं०) दश ग्रामों का अधीक्षक । 

दशर (वि० ) [दंश--एरक्‌ ] काटनेव ला, उपद्रवी, अनिष्ट 
कर, पीडाकर--रः दरारती या विषेला जंतु । 

दश्श (से) रकः [ दशेर---कन्‌ ] ऊँट का बच्चा । 

दस्यु: | दस्‌--युच्‌ | 4. दुष्कर्मियों या राक्षसों का समृह, 

जो कि देवताओं के विद्रोही तथा मानव जाति के शात्र 

थे और इन्द्र के द्वारा मारे गये (इस अर्थ में प्रायः 

वंदिक) 2. जातिबहिष्कृत, अपने कर्तंब्यकर्मों से च्यूत 

ही जाने के कारण जात्ति से बहिष्कृत--तु० मन्‌० 

५।१३१, १०।४५ 3. चोर, लटेरा, उचक्का--पात्री- 

कृतो दस्युरिवासि येन--श० ५।२०,रघ्‌ ० ९॥५३, मनु० 

७9।१४३ 4. दुष्ट, उत्पातशील--मा० ५१२८ 5. आत- 

तायी, उद्धत, अत्याचारी । 

(वि० ) [ दस्यति पांसूनू दस--रक ] बबंर, भीषण, 

विनाशका री,--ल्नौ (पुं० द्वि० व०) दोनों अश्विनी- 

कुमार, देवों के वद्य.--ल्लः . गधा 2. अश्विनी नक्षत्र । 

सम०--सूः (स्त्री०) सूथ की पत्नी और अशिवनी- 

कुमारों की माता संज्ञा । 


दह्‌ (म्वा० पर० दहति, दग्ध--इच्छा० दिधक्षति) 
जलाना, झुलसाना (आलं० से भी )--दग्धं विश्वं दहन- 
किरणनोंदिता द्वादशार्का:--वेणी ० ३३६, ५।२०, सपदि 
मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुखकमलमघ्‌पानम्‌ 
>"-गीत० १०, श० ३।१७ 2, उडा देना, प्ण रूप से 
नष्ट कर देना 3. पीडा देना, सताना, कष्ट देना, दुःखी 
करना---इत्थमात्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति --श० ५, 
तत्सविषमिव शल्यं दहति माम्‌--६।८, एतत्त मां दहति 
यद्गृहमस्मदीयं क्षीणाथमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति 
-मृच्छ० ११२, रघु० ८८६ 4. (आय ० में) गर्म 
लोहे या कास्टिक तेजाब से जला देना, निस,,-- 
4. जलाना, जरहाकर समाप्त कर देना 2. सताना, 
दुःख देना, पीडित करना, परि -,जलाना, झुलसाना 
““ दिशि दिशि परिदग्धा भूमय: पावकेन-कऋतु ० १।२४ 
भग० १३०, प्र--. जलाना 2. पूरी तरह से जला 
देना 3. पीडा देना, सताना 4. कष्ट देना, चिडाना, 
सम्‌--,जलाना---अभिजन: संदह्यतां वह्निना--भर्तें ० 
२।३९ । 

दहन (वि०) (स्त्री०--नो) [ दह -+-ल्यूट्‌ | 3. जलाना, 


दल्द' [दह--रक | . आग 2. 
दा। (म्वा० पर०--यच्छति, दत्त) देना, स्वीकार करना, 


( ४५३२ 


आग म॑ जलाकर समाप्त कर देना -भतं० १।७१ 
2. विनाशकारी, क्षतिकर,--नः ). आग 2. कबतर 

'तीन की संख्या 4. बरा आदमी 5. “मल्लातक 
का पीधा,--नम . जलूान।, आग में जलाकर समाप्त 
कर देना ( अआहलुं० से भी) 5ज्ययध० ८।२० &. गम लोहे 
या कास्टिक तेजाब से जला देना। सम०-अराति 
पानी,-उपल: सूयकांतमणि,-उल्का, जलती हुई लकड़ी 
--कैतनः धरआँ--प्रिया अग्नि की पत्नी स्वाहा 
>सारथि: हवा । 


दहूर (वि०) [ दह --अर ] . रंचमात्र, सृक्ष्म, बारोक 


लघ 2. छोटा,--र: 4. बच्चा, शिश 2. जानवर का 
बच्चा 3. छीटा भाई 4. हृदयरन्ध्र, हृदय 5. चहा, 
मृसा । 

दावार्नि, जंगल की आग | 


प्रति--, विनिमय करना-तिछेम्यः प्रतियच्छति माषान्‌ 
“सिद्धा०, 7 (अद्दा० पर० दाति) काठना,--ददाति 
द्रविणं भूरि दाति दारिद्रयमथिताम -कवि०, 
॥] (जुहो० उभ०-ददाति, दत्ते, दत्त-परन्तु आ' 
पृर्वे होने पर आत्त, उप पूर्व होने पर उपात्त, नि 
पूर्व होने पर निदत्त या नीत्त तथा प्र पूर्व होने पर 
प्रदत्त या प्रत्त) 4. देना, स्वीकार करना, प्रदान करता, 
प्रस्तुत करना, सौंपना, सर्मापत करना, भेंद देना 
(प्रायः कम ० के साथ वस्तु के पक्ष में, व्यक्ति के 
पक्ष में संप्र ०, कभी संबं० अथवा अधि० भी ) अवकाश 
किलोदन्वान्‌ू रामायाभ्यथितो ददौ--रघ्‌ु० ४५८ 
सेचनघट: बालपादपेम्य: पयो दातमित एवाभिवतंते 
एा० ९, मनु० ३।३१, ९।२७१, कथमस्य स्तन 
दास्ये--हरि० 2. (ऋण, जुर्माना आदि) देना 
3. सौंपना, दे देना 4. लीटाना, वापिस करना 5. छोड़ 
देना, त्यागना, उत्स्ग करना,--प्राणान्‌ दा प्राण दे 
देना, इसी प्रकार--आत्म्रानं दा प्राण त्याग देता 
6. रखना रख देता, लगाना, जमाता-कर्ण करं ददाति 
-आदि 7. विवाह में देना--यस्मे दद्यात्‌ पिता त्वेनाम्‌ 
--मनु० ५११५१, याज़्ञ ० २१४६, ३।२४ 8. अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना (प्रायः तुमुन्नन्त के साथ )-बाधष्पस्तु 
न ददात्यतां द्रष्ट चित्रतामपि--श० ६।२१, (इस 
वातु के अर्थ उस संज्ञा के अनुसार जिससे जोड़ी जाय 
नाना प्रकार से अदलबबर किये जा सकते हूँ या 
फेलाय जा सकते हूँ, उदा०, अग्नि (पाचक) दा 
आग लगाना, अगेलं दा कुंडो लगाना, चटखती 
लगाना, अवकाश दा स्थान देना, जगह देना दे० 
अवकाश , आज्ञां (निदेशं) दा आज्ञा देना, आदेश 
देना, आतपे दा घप में रहना, आत्मानं खेंदाप दा, 
अपने आपकी कष्ट में फंसाना, आशिषं दा आश्ञीर्वाद 


] 


देना, कर्ण दा कान देना, ध्यान से सुनना, चरक्ष: 
(दृष्टि) दा नज़र डालना, देखना, ताल दा तालियाँ 
बजाना, वदर्शनं॑ दा अपने आपको दिखलाना, दूसरों 
को बात सुनना, निगडें दा हथकड़ी डालना, श्रृंखला 
में बाँचना, पअतिववः: (वचनं)--या --प्रत्यत्तरं दा 
उत्तर देना, भनो दा किसी बात मे मन लगाना, 
मार्ग दा रास्ता देना, जाने को अनुमति देना, रास्ते 
से अलग हो जाना, बरं दा वर देता, वाच दा भाषण 
देना, बुक्ति दा घेरना, बाड़ लगाना, छाब्द दा 


शोर मचान।, ज्ञाप॑ं दा शाप देना, ज्ञोक दा, रंज पंदा 
करना, श्राद्ध दा श्राद्ध का अनष्ठान करना 
संकेत दा नियक्ति करना, संग्राम दा लड़ना 
आदि। प्रेर०-दापयति-ते दिलवाना, स्वीकार करवाना 
आदि--इच्छा ० दित्सति-ते, देने की इच्छा करता, 


आ--(आ० ) लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, 
सहारा लेता - व्यवहा रासन माददे यवा--रघ ० ८।१८ 
१०१४०, ३।४६, प्रदक्षिणाचिहृविरग्निराददे --३।४ १, 
१।४५ 2. दब्दोच्चारण करता+-कि० १।३, शि० 
२।१३ 3. पकड़ना, थामना--कु० ७।९४ 4. उगाहना 
वसूल करना (कर आदि ) --अगृध्नुराददे सोष्थान्‌ 
-रघु०ण० १।२१, मनु० ८।|३४१ 5. ले जाना, लेना, 
वहन करना--तोयमादाय गच्छे:--मेघ० २०, ४६, 
कुशानादाय--श० ३ 6. प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना 
समझना--प्राणेन रूपमादत्स्व रसानादत्स्व चक्षषा 
आदि-महा ० 7. बन्दी बनाना, क़द करना-उपा (आ ) 
. ग्रहण करना, स्वीकार करना 2. अवाप्त करना, 
प्राप्त करना--उपात्त विद्यो गरुदक्षिणार्थी-रघु ० ५॥१, 
भूर्या पितामहोपात्ता-याज्ञ ० २१२१ 3. लेता, धारण 
करना, ले जाना 4. अनुभव करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना 5. पकड़ना, आक्रमण करना, परि--.,सोंपना, 
समयंण करता, दे देता--छटझ्ामना परिददामि मत्यवे 
->5उत्तर० १।४५, मन ० ९।३२७, प्र-,स्वीकार करना 
देता, प्रस्तुत करना --स्वं प्रागहं प्रादिषि नामराय कि 
नाम तस्म मनसा तराय--नै ० ६।९५, मन ० ३॥९९ 
१०८, २७३, याज्ञ ० २९० 2. शिक्षा देना, सिखाना, 
भतं ० १।१५, प्रति--,अदलाबदली करना, विनिमय 
करना 2. लौटाना, वापिस देना-चौर० ५३ 3. बदला 
देना, क्षतिपृर्ति करना, व्या-, (पर० आ०) खोलना, 
तोड़ कर खोलना--न व्याददात्याननमत्रम॒त्यः - कि० 
१६।१६, नदी कल व्याददाति; या--व्याददते पिपी- 
लिकाः पतडूस्य मुखम-महा ० , संप्र- . देना, स्वीकार 
करना, प्रदान करना,-त॑ ते5ह संप्रदास्थामि 2. परम्परा 
से प्राप्त होना--दे० संप्रदाय 3. दानपत्र लिखना, 
उत्तराधिकार में सौंपना । 


दाक्षायणो [दक्ष--फिझ -डीष] 4. २७ नक्षत्रों में (जो 


६ डपडे ) 


कि पुराणानसार दक्ष की प्रत्रियाँ मानी जाती हैं) से 
कोई सा एक नक्ष 2. दिति, कश्यप की पत्नी 
देवताओं को माता 3. पावंती 4. रेवती नक्षत्र 5. क्र, 
या विनता 6. दन्‍्ती का पोधा । सम ०-पति: . शिव 
का एक विशेषण 2. चन्द्रमा,-पुत्रः देवता । 

दाक्षाय्य: [दक्ष -+ अय्य -- अण | गिद्ध । 

दाक्षिण (वि०) (स्त्री--णी) [दक्षिणा+अण ] : यज्ञीय 
दक्षिणा से सम्बद्ध अथवा उपहार से सम्बद्ध 2. दक्षिण 
दिशा से सम्बन्ध रखने वाला,-णम्‌ यज्ञीय दक्षिणाओं 
का समह या संचय । 

दाक्षिणात्य (वि०) [ दक्षिणा-+त्यक | दक्षिण से सम्बन्ध 
रखने वाला या दक्षिण में रहने वाला, दक्षिणी ---अस्ति 
दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम-पंच ० 
१,-त्यः . दक्षिण देश का निवासी,---आर रम्मश्रा 
खल दाक्षिणात्या: 2. नारियल । 

दाक्षिणिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ दक्षि-+-ठक्र ] यज्ञीय 
दाक्षिणा सम्बन्धी । 

दाक्षिण्यम्‌ [दक्षिण+धष्यञज्य |] . (क) नम्नता, शिष्टता 
सुजनता-तस्य दाक्षिण्परूढेन नाम्ना मगधवंशजा-रघु० 
१।३१ (ख) कृपालता-विक्रम० १॥२, भतं० २।२३ 
मा० १।८ 2. किसी प्रेमी का (अपनी प्रेमिका के 
प्रति) बनावटी तथा अतिशालीन शिष्टाचार - श० 
६।५ 3. दक्षिण से आने की या सम्बन्ध रखने की 
स्थिति--स्ने हदा क्षिण्ययो योगात्‌ कामीव प्रतिभाति मे 
--विक्रम० २।४, (यहाँ इस शब्द के दोनों ही अर्थ है 
--प्रथम तथा द्वितीय) 4. तालमेल, सामंजस्य, सहमति 
5. नंपुण्य, चतुराई । 

वाक्षी [दक्ष+- इच्म +छीष्‌ ] . दक्ष की पुत्री 2. पाणिनि 
को माता । सम०-पुत्र: पाणिनि | 

दाक्षेय: [दाक्षी-/-डक ] पाणिनि का मातृपक्षीय नाम । 

दाक्ष्यम्‌ [दक्ष+ष्यञा ] . चतुराई, कुशलता, उपयृक्‍तता, 
दक्षता, योग्यवा--भग० १८।४३ 2. सचाई, अखण्डता, 
ईमानदारी । 

दाघ: [दह +धञ्य कुृत्वम | जलाना, जलन । 

दाडक: | दल--णिच्‌ +ण्वल, लस्य डः ] दाँत, हाथी का 
दाँत । 

दाडि (लि) सः,--मा [दल-+घजा -+-इपम्‌, डलयो रभेद: | 
अनार का पेड़--पाकारुणस्फुटदाडिमकान्ति वकक्‍षत्रम्‌ 
--मा० ९।३१, अमरु १३ 2. छोटो इलायची,--मम 
अनार का फ़ढड। सम० - प्रिय:.--भक्षणः तोता । 

दाडिम्ब: [दा-+डिम्ब बा०] अनार का पेड़ । 

दाढा [दा--क्विप>-दा-+ढौक्‌ +-ड-+टाप | . बड़ा दाँत, 
दाढ़ 2. समुच्चय 3. कामना, इच्छा । 

दाढिका [द।ढह+-कन्‌+-टापू, इत्वम | दाढ़ी,-- मनु ० ८।२८३, 
(कुल्लू ० इमश्रू) । 


दाण्डाजिनिक (वि०) (स्त्री०--की ) [दण्डाजिन-- ठज्ज_] 
(धर्म भक्ति के बाह्य चिह्न) डण्डा और मृगछाला । 
लिए हुए,-- कः ठग, पाखण्डी, घत॑ । 

दाण्डिक: [दण्ड-|-ठज्य | ताड़ना देने वाला, दण्ड देने वाला । 

दात (वि०) [ दा-क्त ] . बाँठा हुआ, काटा हुआः 
2. धोया हुआ, पवित्रीकृत 3. काटी हुई (फसल ) । 


दाति: (स्त्री०) [दा-+क्तिन] . देना 2. काटना, नष्ट 
करना 3. वितरण । 

दात (वि०) (स्त्री०--त्री) [ दा+तच्‌ ] !. देने वाला 
स्वीकार करने वाला, 2. उदार (प०-ता) ॥. दाता 
>-के० ६।१ 2. दानी--भामि० १।६६ 3. महाजन, 
उधार देने वाला 4: अध्यापक । 

दात्यह: [ दाति-- ऊह +अण्‌ ] जलूकुककुट- दात्यहस्ति- 
निशस्य कोटरवति स्कन्‍्धे निलीय स्थितम--मा० ९।७ 
2. चातक पक्षी 3. बादल 4. जलरू-कौवा दात्यौह 
भी लिखा जाता ह) । 

दात्रम [दा+णष्ट्रन| काटनं का एक उपकरण, एक प्रकार 
की दांती या चाक़ । 

दाद: [दद्‌ + घजणा | उपहार, दान । सम०-- द; दानी । 

दान्‌ (भ्वा० उभ०-दानति-ते ) काटना, बाँटना - इच्छा ० 
दोदांसति -- ते, सीधा करना (यहाँ सन्नन्त केवल रूप 
की दृष्टि से ह अर्थ की दृष्टि से नहीं) 


दानम्‌ [दा+ल्यट ] . देना, स्वीकार करना, अध्यापन 
2. सोंपना, समर्पण करना 3. उपहार, दान, पुरस्कार 
“+मन॒० २।१५८, भग० १७॥२०, याज्ञ ० २३।२७४ 
4. उदारता, धर्माथ, धर्मर्थ पुरस्कार, दानशीलता 
रघ० ११६९, भते० ९।४३ 5, मदमत्त हाथी के 
मस्तक से चने वाला रस, मद,--सदानतोयन विषाणि 
नाग:--शि ० ४।६३, कि० ५॥९, विक्रम० ४।२५, पंच० 
२।७५, (यहाँ शब्द का चतुर्थ अर्थ भी घटता है) 
रघु० २७, ४॥४५, ५।४२ 6. रिश्वत, घस, अपने शत्र 
के ऊपर विजय प्राप्त करने के चार उपायों में से एक 
दे० 'उपाय' 7. काटना, बांटना 8. पवित्रीक रण, स्वच्छ 
करना 9. रक्षा 0. आसन, अद्भुस्थिति | सम ०-कुल्या 
हाथी को पुटपुड़ी से बहने वाले मद जल का प्रवाह, 
“धर्म: दान देने का धम, दानरूपी धर्म,--पति 
. अत्यन्त उदार पुरुष 2. अक्रर, कृष्ण का एक मित्र, 
“पत्रम्‌ दान-लेख,--पात्रम्‌ दान लेने के योग्य व्यक्ति, 
ब्राह्मण,-प्रातिभाव्यम ऋण परिशोध करने की ज़मा- 
नत,--भिन्न (वि०) रिश्वत देकर फोड़ा हुआ,-- वीरः 
. बहुत दानी व्यक्ति 2. दान शीलता के फलस्वरूप 
वीररस, वीरतापूर्ण दान शीलता का रस, उदा० परशु- 
राम जिसने सात द्वीपों वाली इस पथ्वी को दान कर 
दिया-तु ० रस० में दी गई (“दानवीर' के अन्तर्गत) 
उक्ति--कियदिदमधिक में यद द्विजायाथथेयित्रे कवचम- 


( ४५५ ) 


रमणीये कुण्डलं चापंयामि, अकरुणमवक्ृत्य द्राक्क्रपा- 
णेन नियंद्‌ बहलरुधिरवारं मौलिमावेदयामि, --शीर, 
“अर,--शौण्ड (वि०) अत्यन्त उदार या दानशील। 

दानकम्‌ | दान--कन्‌ ] तुच्छ दान । 

दानवः | दनो: अपत्यम्‌--दनु-+अण्‌ | राक्षस, पिशाच 
ऊत्रिदिवमुद्धतदानवकण्टकम्‌ --श० ७।३ ।  सम० 
“अरिः देवता 2. विष्णु का विशेषण,--गरुः श्र 
का विशेषण । क्‍ 

दानवेयः | दनु---ऊडः -+ ढक ]-- दानव: । 

दान्त (भू० क० क्ृ०) [ दम्‌--क्त ] 4. पालतू, वज्य में 
किथा हुआ, दमन किया हुआ, नियन्त्रित, लगाम द्वारा 
रोका हुआ, दे० दम्‌ 2. पालतू, मद 3. त्यक्त 4. उदार, 
“तः 4. पालतू बेल 2. दानी 3. दमन का वक्ष । 

दान्तिः (स्त्री०) [ दम्‌--क्तिन्‌ ] आत्म संयम, वश में 
करना, आत्मनियन्त्रण । 

दान्तिक (वि०) [ दन्‍त--ठऊा ] हाथी दांत का बना 
हुआ । 

दायित (वि०) [ दा+णिच-|-क्त ] 4. दिलाया गया 
2. जो देने के लिए बाध्य किया गया हो, जिस पर 
अर्थ दण्ड लगाया गया हो 3. जिसका निर्णय किया 
गया हो 4. अधिन्यस्त, प्रदत्त । 

दामन्‌ (नपुं०) [ दो--मनिन्‌ ] 4. डोरी, धागा, फ़ीता, 
रस्सी, 2. फूलों का गजरा, हार--आये बद्धा विरह- 
दिवसे या शिखा दाम हित्वा--मेघ ० ९२, कनकचम्पक- 
दामगोरीं--चौर० १, शि० ४।५० 2. लकीर, धारी 
(जैसे बिजली की )--विद्युद्वाम्ना हेमराजीव विन्ध्यम्‌ 
“:मालवि० ३।२०, मेघ० २७ 4. बड़ी पट़ी । सम० 


“ अज्चलम्‌,---अञ्जनम धोड़े की पिछाडी बांघने की 


रस्सी - शि० ५१६१,--उदरः क्ष्ण का विशेषण । 

दामनो | दामन्‌ +-अण्‌ -/-छीप्‌ ] वह रस्सी जिसके सहारे 
पशुओं के पैर बाँध दिये जाते हैं । 

दासिनी | दामन्‌-- इनि--छीप्‌ |] बिजली । 

दाम्पत्यम्‌ | दम्पती--यक | विवाह, स्त्री पुरुष का पति- 
पत्नी सम्बन्ध । 

दाम्भिक (वि०) (स्त्री०--को) [दम्भ--ठक ] ॥. धोखे- 
बाज, पाखण्डी 2. घमण्डी, अभिभानी 3. आडबम्बर 
प्रिय, ढोंगी । 

दायः | दा-घूञ_ | 4. उपहार, पुरस्कार, दान--रहसि 
रमते प्रीत्या दाय॑ ददात्यनुवतंते-मा० ३॥२, प्रीतिदाय: 
मा० ४, मालवि० ८।१९९ 2. वैवाहिक उपहार (जो 
वर या बधू को दिया जाय 3. भाग, अंश, उत्तराधि- 
कार, पंतृक संपत्ति,-अनपत्यस्य पृत्रस्य माता दायमवा- 
प्नुयात्‌ू---मनु० ९।२१७, ७७, २०३, १६४ 4. भाग, 
हिस्सा 5. सौंपना, समर्पण करना 6. बांटना, वितरण 
करना 7. हानि, विनाश 8. देवदुविपाक 9. स्थान, 


सम्पत्ति के एक भाग का अधिकारी हो, उत्तराधिकारी 
“पुमान्‌ दायादो&दायादा स्त्री-निरु०, याज्ञ ७ २११८, 
मनु ० ८।१६० 2. पुत्र 3. बन्धु, बान्धव, निकट या दूर 
का सम्बन्धी 4. दावेदार या दावेदार होने का बहाना 
करने वाला- गवां गोषु वा दायाद:--सिद्धा ०-आदा, 
“आदी व. उत्तराधिकारिणी 2. पुत्री,-- आद्यम 
. उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 2. उत्तराधिकारी 
बनने की स्थिति,--कालः पंतृक सम्पत्ति को बांटने 
का समय,--बन्धुः 4. पंत॒क सम्पत्ति का भागीदार 
2. भाई, -भागः उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति की बाँट 
( सम्पत्ति का विभाजन) | 

दायक (वि०) (स्त्री०--यिका) [ दा+ण्वल , 
देने वाला, स्वीकार करने वाला (समास के अन्त 
प्रयुक्त ) उत्तर", पिण्ड” आदि । 

दारः [दू- घजठ्ा | 4. दरार, रिक्ति, फटन, छिद्र 2. जता 
हुआ खेत,---राः (ब० व०) पत्नी,-एते वयममी दारा: 
कन्येयं कुलजीवितम्‌-कु ० ६।६३, दशरथदारानधिष्ठाय 
वशिष्ठ: प्राप्त:--उत्तर० ४, पंच० ११००, मनु० 
९।९११२, २।२१७, श० ४॥१६, ५१२९। सम०-- 
“अधीन (वि०) भार्या पर अआश्चित,-फैपसंग्रह:, 
“:ग्रहः-- परिग्रहः, -ग्रहणम्‌ विव[ह,-नवे दारपरिप्रहे 
“उत्तर० १।१९,--कमन्‌ (नपुं० )--क्रिया विवाह 
एरघ ० ५]४० | हु 

दारक (वि०) (स्त्री ०-रिका) [द्‌ृ--णिच्‌--ण्वल | तोड़ने 
वाला, फाड़न वाला, टुकड़े २ करने व!ला--दारिका 
हृदयदारिका पितुः--कः . लड़का, पृत्र 2. बच्चा, 
शिशु 3. जानवर का बच्चा 4. गाँव । 

दारणम्‌ [ दृ+णिच्‌--ल्यूट्‌ ) टुकड़े २ करना, फाड़ना, 
चीरना, खोलना, दो कर देना । 

दारदः | दरदू--अण्‌ ] 4. पारा 2. समुद्र,--दः, --दम 
सिन्दूर । 

दारिका [दारक-+-टाप्‌, इत्वम्‌] 4. पृत्री 2. वेश्या । 

दारित (वि०) [दृ+णिच्‌--क्त] फाड़ा हुआ, विभक्‍त 
किया हुआ, खण्ड २ किया हुआ, चीरा हुआ । 

दारिद्रद्यम्‌ [दरिद्र --ष्यझा] ग़रीबी, निर्धनता--दारिद्रच- 
कोषो गुणराशिनाशी--सुभा ० । 

दारी [दू+णिच्‌--इन्‌ --डीष] 4. दरार 2. एक प्रकार 
का रोग । 

दारु (वि०) [दीयंते दृ-- उण्‌] फाड़ने वाला, चीरने वाला, 
“7 :4. उदार या दानशील व्यक्ति 2. कलाकार,-रु 
(नपुं०) (पुं० भी) 4. लकड़ी, लकड़ी का टकड़ा, 
शहतीर 2. गूटका 3. उत्तोलन दण्ड 4. चटखनी 


पक | 
न्त मे 


( ४५६ ) 


5. देवदारु वक्ष 6. कच्चा लोहा 7. पोतल। सम० 
“>अग्ड: मो र,--आघाट: खुटब ढई, --गर्भा काठ की 
पुतलो,--जः एक प्रकार का ढोल, -पात्रम्‌ कठरा, 
काठ का बतंन, -पुत्रिका,--पुत्री लकड़ी की गड़िया 
>मख्याह्यवा,-मख्याह्ना छिपकिली 
पुतली 2. लकड़ी का यन्त्र, --बध्‌ः लकड़ी की गुड़िया, 
-- सारः चन्दन,--हस्तकः लकड़ी का चम्मच । 


दारुकः [दारु +-कन्‌ ] 4. देवदारु का पेड़ 2. कृष्ण के सारथि 
का नाम--उत्कन्धर दारुक इत्युवाच-शि० ४॥१८,-का 
. कठपुतली 2. लकड़ी की मूर्ति । 

दारुण (वि०) [दू-+-णिच्‌ +-उनन्‌ | . कड़ा, सख्त-उत्तर० 
२३।३४ 2. कठोर, क्र, निर्देय, निष्ठुर,--मय्यंव 
विस्मरणदारुणचि त्तवत्तो -श० ५॥२३, पशुमारण- 
कमंदारुण:---६। १, मनु० ८।२७० 3. भीषण, भयानक, 
भयंकर--श ० ६।२९ 4. घोर, प्रचण्ड, उग्र, तीज, 
अत्यन्त पीडाकर (शोक, पीडा आदि ) ,--हृदथकुसु म- 
शोषी दारुणो दीघंशोक:-उत्तर ० ५ 5. बहुत तेज़ 
ककंश (शब्द आदि) 6. नशंस, रोमाञज्वकारी,- णः 
भयानक रस,--णम उम्रता, निर्देयता, बीभत्सता आदि । 

दाठबंम [दृढ़--ष्यझा ] . कड़ापन, सख्ती, दुढ़ता 2. पुष्टि 
समर्थन । 

दाद रः,-रम्‌ [दर्दर--ण] 4. दक्षिणावर्ती (दाई ओर खुलने 
वाला) शंख «2. जल । 

दा्भ (वि०) (स्त्री०-भी) [ दभ--अण्‌ ] कुश घास का 
बता हुआ-द ार्भ मज्चत्यटजपटलं वीतनिद्रों मयर:-श० 
४, (अनं० पा०) | 

दाव॑ (वि०) (स्त्री ०-वीं) [ दारु--अण्‌ ] काठ का बना 
हुआ । 

दावंटम [ पशियन शब्द --दारु--अट्‌-+-क ] मन्त्रणागृह, 
न्यायालय । 

दाशंनिकः [दर्शन--ठज्ण | दर्शन झाक्त्रों से परिचित । 

दांघंद (वि०) (स्त्री०-दी) [ दृषद्‌--अण्‌ ] 4. पत्थर का 
बना हुआ, खनिज 2. सिल पर पिसा हुआ (सत्त्‌ 
आदि ) । 

दार्ष्टन्त (वि०) (स्त्री०-तो ) [ दृष्टान्त +-अण्‌ | दृष्टान्त 
देकर समझाया गया या व्याख्या किया गया, सचित्र 
वर्णन का विषय अर्थात्‌ उपमेय-- स्वापस्य दाष्टान्ति- 
कत्वेन विवक्षितं--शंकर । 

दाल्मि: [दललयति असुरानू-दल-|-णिच्‌ --मि] इन्द्र । 

दावः [दुनाति -दु+ण]>--दव । सम०--अग्निः.-अनलः 
>-दहनः, जजझ्भगुल की आग, दावाग्नि--आननन्‍्दमृग- 
दावाग्नि: शीलशाखिमदद्ठविप:, ज्ञानदीपभहावायुरयं खल- 
समागम:--भामि० १।१९०, ३४ । 

दाद्ाः [दशति हिनस्ति मत्स्यानू--दंश्‌ --ठ, नस्य आत्वम्‌ ] 
मछवा, मनु० ८।४०८, ४०९, १०।२४॥। सम०-प्राम: 


मछुवों का गाँव, --नन्दिनी व्यास की माता सत्यवती 
का विशेषण । 

दाशरथः,-दाशरथिः [दशरथ --अण्‌, इज्य वा|-दशरथ का 
पुत्र--रघ्‌० १०।४४ 2. राम और उसके तीनों भाई, 
विशेषकर राम---रघ्‌० १२।४५ । 


दाशाहाँ: (ब० व०) [ दशाहं+-अण | दशाहे के वंशज, 
यादव--शि० २६४ । 

दाशरः | दाशी--ढ्क ] 4. मछवे का बेटा 2. मछवा 
3. ऊंट । 

दाशरकः [ दाशेर--कन्‌ ] मालव देश,--काः (ब० व०) 
मालव देश के निवासी या शासक, दे० 'दाशेर' भी । 

दासः | दास-+-अच | ॥. ग॒लाम, सेवक--गृहक मंदाशा 
 >भतं० १।१, गह , कम”, आदि 2. मछवा 3. छाद्र 
चोथ वर्ण का पुरुष, तु० 'गप्त । सम०--अन॒दास 
“गुलाम का सेवक (अत्यंत विनम्र सेवक) (कभी 
कभी वक्‍ता के द्वारा यह शब्द विनम्रता का सूचक 
समझा जाता हूं ),-जनः सेवक या ग्लाम-क मपराधलवं 
मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यत:--विक्रम० 
४२९ ( भीड़भाड़ या सामान्य जनसमह के लिए 
'दास्यकुलम समस्तशब्द प्रयक्‍त किया जाता हैं ) 

दासी | दास-+-डीष | 4. सेविका, नौकरानी 2. मछवे की 
पत्नी 3. श्र की पत्नी 4. वेश्या। सम०--पुत्रः, 
“-सुतः सेविका या गुलाम स्त्री का पुत्र-तभम दासियों 
का समूह, (जिस समय 'संबं०" ए० व० ददास्या 
शब्द समास में प्रयक्‍त होता हैं तो उसका शाब्दिक 
अर्थ नष्ट हो जाता हें, उदा० दास्याः पृत्र:---सुतः 
छिनाल का बेटा, (हराम का बच्चा--एक प्रकार का 
अपरब्द ) --दास्या: पुत्र: शकुनिलब्धक:--श० २; 
परन्तु 'दस्या:ः सदशी' सेविका के समान । 

दासेरः.--रकः [ दासी--ढक, दसिर--कन्‌ ] . दासी या 
सेविका का पुत्र 2. श॒द्र 3. मछवा 4. ऊँट -श्षि० 
१२।३२, ५१६६, (इस अर्थ में 'दासेय' शब्द भी हैं) 


दास्यम्‌ [ दास-+-प्यञा ] दासता, गुलामी, सेवा, अधीनता 
5पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम--श० ५२७, मनु० 
|<4९१० | 

दाहः [ दहू +घरा ]. जलन, दावाग्ति,--दाहश क्तिमिव 
कृष्णवत्मंनि --रघ० ११!४२, छेदो दंशस्य दाहो वा 
-मालवि० ४)४, कि० ५।१२ 2. (आकाश की 
भांति) दहकती हुई लाली 3. जलन की उत्तेजना 
4. ताप, संतप । सम०--अगुरु (नप्‌ ० )--काष्ठम 
एक प्रकार का सुगन्ध, अगर,--आत्मक (वि०) जल 
उठने वाला,--ज्वरः जलन वाला बखार,--सरः, 
“5 सरस्‌ (नप१० ),--स्थलूम्‌ मुर्दों के जलाने का स्थान, 
इ्मशानभूमि,--हर (बि० ) गर्मी को दूर हटाने वाला 
(---रम्‌ ) उशीर पौधा, खस । 


( ४५७ ) 
दाहक (वि०) ([स्त्री०--हिका) [ दहू+प्वुल ] . जलाने | दिनम [ द्ूति तमः, दो (दी )-+नक्‌ , हस्वः | -. दिन 


वाला, सुलगाने वाला 2. आग लगाने वाला, दहनशील 
3. दागने वाला,--कः आग । 

दाहनम [दह -+ल्यूट |] 4. जलाना, भस्म करना 2. दागना । 

दाह्मम | दह +ण्यत्‌ | . जलाने के योग्य 2. जल उठने 
के योग्य । 

दिक्‍कः [ दिक-क -+क | बीस वर्ष का जवान हाथी, करभ । 


दिग्ध (वि०) [ दिह +कक्‍्त | . सना हुआ, लिपा हुआ 
पोता हुआ--हस्तावसरिदग्धौ---मन ० ३३१३२, रघ्‌० 
१६।१५, दिग्घोड्मुतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढ़ं 
निखात इब में हृदय कटाक्ष:--मा० १।२९ 2. मिट्टी 
में सना हुआ, कलूषित 3. विषाक्त--कु० ४।२५, 
“रधः 4. तेल, मल्हम 2. चिकना पदार्थ, उबटन 
आदि 3. आग 4. जहर में बुझा तीर 5. कहानी 
(वास्तविक हो या काल्पनिक ) 

दिण्डि, दिण्डिर:ः | --तिण्डि,-- हिडिर पषो० साध: | एक 
प्रकार का वाद्ययंत्र । 

दित (वि०) [ दो-+-क्त, इत्वम्‌ | कटा हुआ, चीरा हुआ 
फाड़ा हुआ, विभक्‍त । 

दितिः (स्त्री०) [ दो-)-क्तिन ] . काटना, टकड़े २ करना 
विभकत करना 2. उदारता 3. दक्ष की एक कन्या 
कद्यप को पत्नी, राक्षसों और दैत्यों की माता। 
सम ०--जः,---तनयः पिश्याच, राक्षस । 

दित्यः | दिति+-यत्‌ | राक्षस । 


दित्सा [ दातुमिच्छा-दा--सन्‌+-अ-+-टाप ] देने की इच्छा 


->भामि० १।१२५ । 
दिद॒क्षा [ द्रष्ट्मिच्छा--दृश -/- सन्‌+-अ--टाप | देखने की 
इच्छा--एकस्थसोंदयदिद्क्षयेव--कु० १।४९ । 


दिधिषुः | दिधं॑ धे्य स्यति--सो--कु --दिधिषमात्मन 
इच्छति --दिधिथू्‌ --क्यच्‌ -- क्विप्‌ ] पुनरविवाहित स्त्री 
का दूसरा पति ( स्त्री० ), अक्षतयोनि विधवा जिसका 
दूसरा विवाह हुआ हो । 

दिधि (धी) ष्‌ः (स्त्री०) | दिधि+-सो-+ क्‌ पृषो० साध: | 
. दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री 2. अविवाहित बड़ी 
बहन जिसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो-- 
ज्यष्ठाया यद्यन्॒‌ढायां कन्यायामह्यतेष्नजा, सा चाग्रे 
दिधिषृज्ञया पूर्वा च दिधिष: समता । सम०--पति 
वह पुरुष जिसने अपने भाई की विघवा से मंथन 
किया हो ( केवल वासना की तृप्ति के लिए न कि 
पवित्र कतेव्य की दृष्टि से )--भ्रातमं तस्य भार्यायां 
योअ्न्रज्येत कामत:, धर्मेणापि नियक्तायां स ज्ञेयों 
दिधिषपति:-- मन ० ३।१७३। 

दिधीर्षा | घ-+-सन्‌ +-अ-+-टाप | जीवित रखने की इच्छा 

सहारा देने को इच्छा--दिक्‍्कुजञ्जरा: कुरुत तत त्रितय 

दिधीष---बालरा ० १।४८ । 


५८ 


(विप० रात्रि )--दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुता- 
शन:---रघ्‌ ० ४ै। १, यामिनयन्ति दिनानि च सखदःख- 
वशीकृते मनसि-काव्य ० १०, दिनानते निलयाय गन्तुम- 
२।१५ 2. दिन (रात्रि समेत, २४ घण्टे का समय] 
“दिन दिने सा परिवर्धभाना-कु० १।२५, सप्त व्यतीय- 
स्त्रिगणानि तस्य दिनानि-रघ २।२५। सम०-- 
अण्डम्‌-अन्धका र,-अत्ययः:-अन्तः,-अवसानम्‌ सायंकाल 
सूर्यास्त का समय---रघु ० २।१५, ४५,--अधीद्यः-सूये 
“-अधः मध्याह्न, दोपहर,-आगमः:,-आदिः,-आरम्भः, 
प्रभात, प्रातःकाल,--ईश:,--ईइवरः--सूय ---आत्मज 

शनि का विशेषण 2. कर्ण का विशेषण 3. संग्रीव 
का विशेषण,-- करः--कत ,-कुत्‌ ( पु ०) सूरज-तुल्यो- 
दोगस्तव दिनक्ृतश्चाधिकारो मतो नः-विक्रम० २।१, 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो--उत्तर० ६।८, रघ० ९।२३, 
-कैशरः,--वः अंधेरा,-क्षयः सायंकाल,---चर्या दैनिक 
व्यस्तता, प्रतिदिन का कायकलाप,-ज्योतिस (न्पु ०) 
घप:,-दुःखितः चक्रवाक पक्षी, -- प:,--पतिः, -- बन्ध:, 
-मणि:,-मसयूखः,-रत्नम सूय,-मुखम्‌ प्रातःकाल-रघु ० 
९।२५,--मधन्‌ ( पु० ) प्राची दिशा का परत 
(उदयाचल ) जिसके पीछे से सूय उदित होता हुआ 
माना जाता हें,--यौवनम्‌ मध्याक्क, दोपहर (दिन की 
जवानी ) 


दिनिका | दिन--ठन्‌--टाप्‌ ] दिन की मजदूरी । 

दिरिपकः (पु ०) खेलने की गेंद । - 

दिलीप: (पु ०) एक सूयंवंशी राजा, अंशुमान्‌ का पुत्र 
भगीरथ का पिता ( परन्तु कालिदास के अनुसार रघ 
का पिता ), | कालिदास ने दिलीप को एक आदर्श 
राजा वताया हैँ, उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, 
जो सब प्रकार से अपने पति के अनरुप थी। उनके 
कोई सत्तान न थी । फलत: वे अपन कुलगरु वसिष्ठ 
के पास गये, गुरु ने उनको नंदिनी नाम की कामधेन 
की सेवा करने के लिए कहा--उन्होंने २१ दिन तक 
गाय को सेवा की और २२वें दिन गौ ने उनपर कृपा 

की । फलत: उनके यहाँ एक यशस्वी बालक का जन्म 

हुआ जिसने बड़े होकर समस्त विश्व पर विजय प्राप्त 
को और फिर वही रघवंश का प्रवतंक बना ] । 


दिव ! (दिवा० पर०-दीव्यति, द्यत या द्यन--इच्छा० 
दुशषति, दिदेविषति) . चमकना, उज्ज्वल होना 
2. फंकना, ( अस्त्र की भाँति) क्षपण करना--भंट्ठि 
१७।८७, ५॥८१ 3. जुआ खेलना, पांसे से खेलना 
(पांसे में कर्म ० या करण० )--अक्षरक्षान्वा दीव्यति 
-“सिद्धा०, वेणी० १११३ 4. खेलना, क्रीडा: करना 
5. हँसी दिल्‍लगी करना, चुटकियों में उड़ा देना, खेल 
करना, मजाक, करना (कर्म० के साथ) 6. दाँव पर 


दिवातन ( वि० 


( ४५८ ) 


रखना, शर्ते लगाना 7. बेचना, व्यापार करना 
(सम्बन्ध ० के साथ )-अदेवीद बंधभोगानाम्‌-- भट्टि० 
८। १२२, ( उपसर्ग पू्व होते पर कमं० या सम्बन्ध० 
के साथ,--शर्तं शतस्य वा परिदीव्यति--सिद्धा० ) 
8. उडाना, अपव्यय करना 9. प्रशंसा करना 
0. प्रसन्‍न होता, हर्ष सनाना 74. पागर होना, 
पीकर मस्त होना 72. नींद आना ॥3. कामना 
करना, !॥ (म्वा० पर०, चुरा० उभ०» देवति 
देवयति-ते ) विलाप कराना, पीडा दिलाता, प्रकुपित 
.कराना, सताना, 7 ( चुरा० आ०-देवयते ) 
पीडा सहन करना, विलाप करना, आतंनाद करना, 
परि,-विलाप करना, कन्दन करना, पीडा सहन करना । 
भद्ि ० ४॥३४ ॥ 


दिव (स्त्री०) | दीव्यन्त्यत्र दिवृ+बा आधारे डिवि- 


तारा० ] (कतृं० ए० ब०--द्यौ:) . स्वग,--रघु ० 
- ३४, १२, मेघ० ३० 2. आकाश 3. दिन 4. प्रकाश, 
उजाला---विशे ० वह समस्त शब्द जिनका पृवेपद दिव 
है, अधिकांश अनियमित हँ--उदा० दिवस्पतिः इन्द्र 
. का विशेषण,-अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा--श० ६, 
-दिवस्पथिव्यौं स्‍्वग और प॒थिवी:5दिक्जिप्-दिविष्ठ:, 
--दिविस्थ,--दिविस (ष)द्‌ (पं०) दिवोकस (पृ०) 
दिवौकस्‌ं,-सः स्वर का रहने वाला, देवता--श० ७, 
रघ० ३।१९, ४७, दिविषद्वन्द:-गीत ० ७ । 


दिवस (नपु ०) | दिवृ+क | /. स्वर्ग 2. आकाश 3. दिन 


4. वन, जड़ल, अरण्य । 


दिवसः,-सम्‌ [दीव्यतेउ्त्र दिव्‌ |- असच्‌ किक्‍्च] दिन-दिवस 
“"यवाम्नश्यामस्तपात्ययंजीवलोकस्य-श ० ३।१२। सम ० 


--इइवरः,--करः सूय, ऋतु० ३।२२,--मखम्‌ प्रातः- 
काल, प्रभात,--विगम: सायंकाल, सूर्यास्त-मेघ० ९९ | 


दिवा (अव्य०) [ दिव-+का ] दिन में, दिन के समय 


दिवाभ्‌ --दिन निकलना । सम०-अटनः कौवा,-अन्ध 
उल्ल, - अन्धको,---अन्धिका छछुन्दर,--करः /. सूर्य 
कु० १।१२, ४॥४८ 2. कौवा 3. सूरजमुखी फूल, 
--कोतिः 4. चाण्डाल, नीच जाति का पुरुष 2. नाई 
3. उल्ल,--निशम (अव्य०) दिन रात,-- प्रदोष: .दिन 
का दीपक या लम्प, अप्रसिद्ध पुरुष,-- भीतः,--भीति 
उल्ल--दिवाकराद्रक्षति यो गहासु लीन दिवाभीत 
मिवान्धकारम--कु० १।१२ 2. चोर, संघ लगानंवाला, 
- +झ्मध्यम मध्याह्,--रात्रम (अव्य०) दिनरात,-वसु 
सू्य-शय (वि०) दिन में सोने वाला-रघ ० १९।३४, 
स्वप्नः,--स्वापः दिन के समय सोना । 
) (स्त्री ०-नी) [दिवाभव:-टयु, तुट्‌ च] 
दिन का या दिन से सम्वन्ध रखने वाला---कु० ४।४६, 
भट्टि० ५१६५ । 


दिविः [दिव--इन्‌] चाष पक्षी, नीलकण्ठ (दिवः भी) । 


६-छ- "ला... 222 +>---क नपननननन-क 
न, >--मा. 3... >--म..--नयना पाना. बा.....ुलुल.. विन. गनम-त>-म..अगी कक. जी-ल्‍...-.-...._-अ-७-.2..3.'-क-...---......ज' "कक. कक---ीग कक..." "जशिका..0...२३२_२३श्वकमम करनाल तकन्ा 


न थी की व मे बाइक का आय... न ेंचछछल 


असम हा. मराााायया..-. हम. [.."।».._ ड 8... ला ..।"»हक्|+ऊ हरा समा...» मामा. हिला... डा. ड।. धमाा. डाक .».'»५$ड्3डऑ$ड..:ह$झड.$».. लात ."हझडकऊ..__॒.._>_ गा का... गा... थ। बा ककक..."0फ््फ़््र्र्र््<२र्रऊ़ जा 7-30. एएएएएए"एएएएछा 


प्राणी -- दिव्यानामपि कृतविस्मयां 


दिव्य (वि०) | दिव्‌ृ+यत्‌ ] . देवी, स्वर्गीय, आकाशीय 


2. अतिप्राकृतिक, अलौकिक--परदोषेक्षण दिव्यचक्ष्‌प: 
-+शि० १६।२९, भग ० ११।८ 3. उज्ज्वल, शानदार 
4. मनोहर, सुन्दर,--व्यः . अलौकिक या स्वर्गीय 
प्रस्तात--शि० 
८।६४ 2. जौ 3. यम का विशेषण 4. दाशनिक,---व्यम्‌ 
. देवी प्रकृति, दिव्यता 2. आकाश 3. दंवी परीक्षा 
(यह दस प्रकार की गिनाई गई हे), तु० याज्ञ० 
२।२२, ९५ 4. शपथ, सत्योक्ति 5. लोंग 6. एक 
प्रकार का चन्दन । सम ०--अंशुः सूय,-अद्भना-नारी, 
“स्त्री स्वर्गीय अष्सरा, दिव्य कन्या, अप्सरा,-अदिव्य 
(वि०) कुछ लौकिक तथा कुछ अलौकिक (जैसा कि 
अर्जन ),-- उदकम्‌ वर्षा का जल,--कारिन्‌ (वि०) 
. शपथ उठाने वाला 2. अग्नि परीक्षा देने वाला 
- गायन: गन्धवे,--चक्षस्‌ (वि०) . अलौकिक दृष्टि 
रखने वाला, दिव्य आँखों से यक्त--रघु ० ३।४५ 
2. अन्धा (पुं०) बन्दर (नपुं०) क्रषीय आँख, 
अलोकिक दृष्टि, मानव आंखों द्वारा अदृष्ट पदार्थों को 
देखने की शक्ति,--ज्ञानम अलोकिक जानकारी,--द ज्ञ 
(पृ०) ज्योतिषी,-- प्रदत: दिव्यलोकान्तगंत तत्त्वों की 
पूछताछ, भावी घटना क्रम की पूछ ताछ, शकुन विचार 
-मान्‌षः उपदेवता,-- रत्नम्‌ काल्पनिक रत्न जो स्वामी 
को सब इच्छाओं को प्रा करने वाला कहा जाता हे, 
दाशनिकों की मणि--तु ० चिन्तामणि,---रथः स्वर्गीय 
रथ जो आकाश म॑ चलता ह,--रसः पारा,--बच्त्र 
(वि०) दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाला (स्त्रः) 
. धूप 2. सूरजमखी-का फूल,--सरित ((्त्री०) 
आकाशगज्ा,--सारः साल का वक्ष । 


दिश् (तुदा० उभ०-दिशति-ते, दिष्ट; प्रेर० देशयति-ते, 


इच्छा० दिदिक्षति-ते) 7. संक्रेत करना, दिखलाना, 
प्रदशंन करना, (साक्षी के रूप में) -प्रस्तुत करना 
>-साक्षिण: सन्ति मेत्यक्त्या दिशेत्यक्तो दिशेन्न य 
>मेनतु० ८५७, ५३ 2. अधिन्यस्त करना; नियत 
करना--इष्टां गति तस्य सुरा दिशन्ति-महा ० 3. देना, 
स्वीकार करना, प्रदान करता, अरपण करना, सौंपता 
>-बाणमत्र भवते निज॑ दिशन --कि० १३।६८, रघु० 
५।३०, ११।२, १६।७२ 4. (कर के रूप में) देना 
5. स्वीकृति देना--रघ० ११।४९ 6. निदेश देना, 
आदेश देना, हकम देना 7. अनज्ञा देना, इजाजत देना 
-स्मतु दिशान्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्य:--कि० ५।२८ 
अति-,  अधिन्यस्त करना, सौंपना 2. प्रयोग का 
विस्तार करना, सादह्य के आघार पर घटाना--इृति 
ये प्रत्यया उक्तास्ते>त्रातिदिश्यन्ते-सिद्धा ०, या प्रधान- 
मल्लनिवेहणन्यायनातिदिशतिच्शारी ०, अप-; 4. संकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना 2. प्रकथत करना, 


( ४५९ ) 


प्रस्तुत करना, कहना, घोषणा करना, बतलाना, 
चेतावनी देना मनु ० ८।५४ 3. ढोंग रचना, बहाना 
करना--मित्रकृत्यमपदिश्य --रघु ० १९।३१, ३२, ५४, 
शिरः शूलस्पर्शनमपदिशन्‌--दश ० ५०, सिरदद के 
बहाने को युकति देते हुए 4. उल्लेख करना, निर्देश 
करना--रहसि भर्त्रा मदगोत्रापदिष्टा--दश० १०२, 
आ-, 4. करना, दिखलाना 2. आदेश देना, आज्ञा 
देना, निदंश देना--पुनरप्यादिश तावदुत्थितः--कु० 
४१६, आदिक्षदस्थामिगम॑ वनाय--भद्धगि ० ३१९, 
७।२८, रघु० १५४ २६५, मनु० १११९३ 
3. उदिष्ट करना, अछूग करना, अधिन्यस्त करना 
--भेद्धि ० ३३३ 4. अध्यापन करना, उपदेश देना, शिक्षा 
देना, अद्धित करना, निश्चित करना--रघु० १२।६८ 
5. विशिष्ट करना, 6. आगे होने वाली बात बताना, 
उद्‌-, . संकेत करना ज्ञापन करना, द्योतित करना, 
उल्लेख करना--प्रथमोहिष्टमासनम्‌--कु० ६३५, 
यथोहद्िष्टिव्यापारा--श० ३, अनेंडमूक उद्िष्ट: शठे 
-मेदि० 2. उल्लेख करना, निर्देश करना, संकेत करना 
“स्मरमुदहिश्य--कु० ४॥३८ 3. अभिप्राय रखना, 
उहेश्य रखना, निर्देश करना, अधिन्यस्त करना, अपित 
करना-फलमुहिश्य-भग ० १७।२१, उद्दिष्टामपनिहितां 
भजस्व पूजाम-मा ० ५१२५, वध्यशिलामहिश्य प्रस्थित: 
-पंच० १ 4. सिखाना, उपदेश देना -सतां केनोदिष्टं 
विषमभसिधाराब्रतमिदम्‌--भर्तं ०». २।२८, उप--- 
. अध्यापन करना, उपदेश देना, सिखाना--सुखमप- 
दिश्यते परस्य--का० १५६, मालवि० १।५, रघु० 
१६।४३, भग० ४।३४ 2. संकेत करता, इशारा 
करना, उल्लेख करना-गृणशेषामुपदिश्य-रघु ० ८.७३ 
3. कथन करना, बतलाना, घोषणा करना-कि कुलेनो- 
पदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌-मुच्छ० ९।७ 4. निदिष्ट 
करना, अद्धित करन।, स्वीकृति देना, निश्चित करना-न 
द्वितीयशच साध्वीनां क्वचिज्भूतोपदिश्यते-मनु ० ५११६२, 
२।१९० 5. नाम लेना, पुकारना, निस-, 4. संकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना--एकंक॑ निर्दिशन्‌ 
“श० ७, अडगुल्या निदिशति-आदि 2. अधिन्यस्त कर 


देना, दे देना--निदिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य 
“रघु० १।॥९५ 3. सुझाना, निर्देश करना, संकेत 
करना 4. भविष्यवाणी करना 5. उपदेश देना 
6. बतलाना, समाचार देना, प्र-, . संकेत करना, 
इशारा करना, दिखाना, निदेंश करना--तस्याधिकार- 
पुरुष: प्रणतः प्रदिष्टाम्‌ - रघु० ५॥६३, २॥३९ 
2. बतलाना, कथन करना--भग० ८।२८, भरट्ठटि० 
४५ 3. देना, स्वीकार करना, उपहार देना, प्रदान 
क रना--विद्ययो: पथि मुनिप्रदिष्टयो:--रघ्‌ ० ११॥९, 
७। २५, निःशब्दो5पि प्रदिशसि जले याचितरचातकेम्य: 


“मेघ० ११४, मनु० ८।२६५, प्रत्या-, (क) अ- 
स्वीकार करना, दूर फेकना, कतराना-:्रत्यादिष्टविशेष- 
मण्डनविधि:--श ० ६।५, (ख) पीछे ढकेलना,-रघु ० 
६।२५ 2. पछाड़ देना; प्रत्याख्यान करना (व्यक्ति 
का )-कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परियग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ 
“शे० ५।३१ 3. दुरूह बनाना, निस्तेज करना, 
परास्त करना, पृष्ठभूमि में फेक देना---रघु ० १।६१, 
१०।६८ 4. विपरीत आज्ञा देना, वापिस बुलाना, 
व्याप-, . नाम लेना, पुकारता,--व्यपदिश्यते जगति 
विक्रमीत्यत:--शि० १५।२८ 2. भिथ्या नाम लेना, 
मिथ्या पुकारना--मित्र॑ च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि 
“मृच्छ० ४॥९ 3. बोलना, गव से कहना---जन्मेन्दोवि- 
मले कुले व्यपदिशसि--वेणी ० ६।७ 4. बहाना करना, 
ढोंग रचना-महावी ० २।११, सम्‌-, . देना, स्वीकृति 
देना, अधिन्यस्त करना, सौंपना--भट्टि ० ६।१४१, 
याज्ञ० २।२३२ 2. आज्ञा देना, निर्देश देना, शिक्षा 
देता, उपदेश देना, सन्देश भेजना--किन्‌ खल दुष्यन्त- 
स्य युक्तरूपमस्माभि: सन्देष्टव्यमू-श० ४, शि० ९।५६, 
६१ 3. सन्देश के रूप में भेजना, सन्देश सौंपना---अथ 
विश्वात्मने गौरी सन्दिदेश मिथ: सखीम-कु० ६।१। 


दिश्‌ (स्त्री०) [ दिशति ददात्यवकाशम्‌ दिश्‌-+-क्विप | 


(कतृ ० ए० व०--दिक्‌,-ग्‌ ) . दिशा, दिग्बिन्दु, चार 
दिशाएँ, परिधि का बिन्दु, आकाश का चौथाई -दिश: 
प्रसेदुमंक्तो ववः सुखा:--रघृ० ३।१४, दिशि दिशि 
किरति सजलकणजालम्‌--गीत० ४ 2. (क) वस्तु 
का केवल निर्देश, इंगित, (सामान्य रूप रेखा का) 
संकेत, इतिदिक (भाष्यकारों द्वारा बहुल प्रयोग, (ख) 
(अतः) रीति, रूप, प्रणाली--मुने: पाठोक्‍्तदिशा 
“एसा० द०, दिगियं सूत्रकृता प्रदशिता, दासीसभं नृप- 
सभ॑ रक्ष:सभमिमा दिशः:--अमर० 3. प्रदेश, अन्त- 
राल, स्थान 4. विदेश या दूरस्थ प्रदेश 5. दृष्टिकोण, 
विषय को सोचने की रीति 6. उपदेश, आदेश 7. 'दस' 
की संख्या 8. पक्ष, दल 9. काटने का चिह्न (विशे० 
समास में स्वरादि, सघोष तथा ऊष्म व्यंजनादि शब्दों 


से पूर्व 'दिगः तथा अधोष व्यंजनादि शब्दों से पूर्व 


'दिक हो जाता हैं उदा० दिगम्बर, दिग्गज, दिकृपथ, 
दिकक्‍करिन्‌ आदि)। सम०--अन्तः दिशाओं का 
किनारा या क्षितिज, दूर का अंतर, दूरस्थ स्थान 
ऊझभामि० १२, रघु० ३।४, ५॥६७, १६।८७ नाना- 
दिगन्तागता राजान: आदि,---अन्तरम्‌ 4. दूसरी दिशा 
2. मध्यवर्ती स्थान, अन्तरिक्ष, अन्तराल 3. दूरवर्ती 
दिशा, अन्य प्रदेश, विदेश,--अम्बर (वि०) दिशाएं 
ही जिसका वस्त्र हों, बिल्कुल नग्न, विवस्त्र--दिगरम्बर- 
त्वेन निवेदितं वसु--कु० ५॥७२, (--र:) ॥. नग्न 
भिक्षु (जन या बौद्ध संप्रदाय का) 2. साधु, संन्‍्यासी 


( ४६० ) 


3. शिव का विशेषण 4. अंधेरा,--ईश्वः,--ईइ्वरः दिशा 
का अधिष्ठात्री देवता -कु० ५५३, दें० अष्टदिक्‌- 
पाल,--करः 4. यवा, जवान आदमी 2. शिव का 
विशेषण,-- कारिका--करी, जवान लड़को या स्त्री 
-करिन,--गजः,--दन्तिन्‌--वारणः (पुं०) वह हाथी 
जो पथ्वी को संभालने के लिए किसी दिशा में स्थित 
कहा जाता हैँ (यह आठों दिज्ञाओं में स्थित होने के 
कारण अष्ट दिग्गज कहलाते हूं )--दिग्दन्तिशेषा: ककु 
भश्चवकार-विक्रम ० ७। १,--प्रहणम्‌ पृथ्वी की दिशाओं 
का अवलोकन,-- चक्रम्‌ . क्षितिज 2. समस्त विश्व, 
--जयः,--विजयः दिग्विजय, सब दिशाओं में भिन्‍न २ 
देशों को जीतना, विश्व का विजय करना - स दिग्वि- 
जयमव्याजवीर: समर इवाकरोत--विक्रमांक ० ४।१, 
-देशनम केवल दिशाएँ दिखाना, केवल सामान्य रूप 
रेखा की ओर संकेत करना,-नागः 4. पृथ्वी की दिशा 
का हाथी, दे० दिग्गज 2. कालिदास का समसामयिक 
एक कवि (यह बात मंघ० १४ में मल्लि० की व्याख्या 
पर जो बड़ी संदिग्ध हैँ, आधारित हें),--मण्डलम्‌ 
-- दिकचक्रम,--मात्रम केवल दिशा या संकेत,--मखम 
आकाश की कोई सी दिशा या भाग---हरति मे हरि- 
वाहनदिड-मखम-विक्रम ० ३६, अमरु ५,--मोहः माग 
या दिशा भूल जाना,--बस्त्र (वि०) विल्कुल नंगा 
विवस्त्र, (सत्र:) . दिगम्बर संप्रदाय का जन या बौद्ध 
भिक्ष 2. शिव का विशेषण,--विभावित (वि०) विश्व॒त, 
विख्यात या सब दिशाओं म॑ प्रसिद्ध । 


दिशा [ दिश-|-अड-टठाप | पृथ्वी का चौथाई, ओर 


तरफ, प्रदेश । सम०--गजः,--पालः, दे० दिग्गज, 
दिकपाल । 
दि्य (वि०) [ दिशि भव:--दिश+यत्‌ ] प्रथ्वी को 


किसी दिशा से सम्बन्ध रखने वाला, या किसी दिशा 
में स्थित । 


दिष्ट (वि० 2 [दिश्‌---क्त] 4. .दिखलाया हुआ, संकेतित, 
निदेश किया हुआ, इशारे से बताया हुआ 2. वशणित 
उल्लिखित 3. स्थिर, निश्चित 4. निदेशित, आदेश 
दिया हुआ,-थष्टम्‌ 4. अधिन्यास, नियतीक रण 2. भाग्य 
नियति, सोभाग्य या दुरभाग्य--भो दिष्टमू--श० २ 
3. आदेश, निदेश 4. उदृश्य, ध्येय । सम०--अन्‍्त 
नियत किय हुए समय की समाप्ति, मृत्यु--दिष्टान्त- 
माप्स्यति भवानपि पुत्रशोकात्‌---रघु ० ९॥७९ । 

दिष्टि: (स्त्री०) [ दिश्‌--क्तिन्‌ ] ." अधिन्यास, नियती- 
करण 2. निदेश, आज्ञा, शिक्षा, नियम, उपदेश 
3. भाग्य, क्रिस्मत, नियति 4. अच्छी किस्मत, प्रसन्नता, 
शुभ कार्य (जंसा कि पुत्रजन्म )-दिष्टिवृद्धिमिव शुश्राव 
--का० ५५, दिष्टिव द्धसम्भ्रमो महानभूतू--का० 
3७२ । 


दिष्टया (अव्य०) [दिष्टि का करण० ए० व०] भाग्य से, 
सौभाग्य से, ईश्वर का धन्यवाद, में कितना प्रसन्न हैं, 
कितना सौभाग्यशाली, शाबाश (हर्ष या बधाई का 
उद्गार )-दिष्टया प्रतिहत॑ं दर्जातम्‌--मा० ४, दिष्टया 
सोय॑ महात्राहुरञ्जनानन्दवर्धन:-उत्तर० १॥३७, वेणी ० 
२।१२, दिष्टया वध्‌ बधाई देख।,--दिष्टथा घमपत्नी 
समागमेन पुत्रमखदशेनेन चायष्मान्वधते---श० ७। 


(अदा० उभ०--देग्धि, दिग्घे, दिग्घ--इच्छा० 
दिधिक्षति ) 4. लीपना, सानना, पोतना, बिछाना 
-भट्टि ० ३२१, ७।५४ 2. मेला करना, भ्रष्ट करना, 
अपवित्र करना--रघ्‌ ० १६।१५, सम--, . सन्देह 
करना, अनिश्चित रहना-- याज्ञ ० २।१६, संदिग्घो 
घिजयो यथधि--पंच० ३॥१२ 2. भल करना, हतबद्धि 
होना (कमंवा० )-पान्तु त्वामकठो रकेतकशिखासं दिग्घ- 
मुग्धेन्दवः (जटा: )-मा० १२, या--घृपर्जालविनि:- 
सृुर्तेवलठभयः: संदिग्धपारावता:--विक्रम० ३॥२, कु० 
६।४० 3. आक्षेप आरम्भ करना । 
दी (दिवा० आ०--दीयते, दीन ) नष्ट होना, मरना । 
दीक्ष (म्वा० आ० <दीक्षते, दीक्षित) 4. किसी घधमं- 
संस्कार के अनुष्ठान के लिए अपने आपको तयार 
करना, दे० नी० (दीक्षित 2. अपने आपको समपित 
करना 3. शिष्य बनाना 4, उपनयन संस्कार करना 
8. यज्ञ करना 6. आत्म संयम करना । 

दीक्षकः [दीक्ष्‌ू-+पण्वुल ] आध्यात्मिक मार्ग-दशंक । 

दोक्षणम [दीक्ष--ल्यट | दीक्षा देना, धर्माषेण । 


दीक्षा [दीक्ष।अ-|-टाप्‌] 4. किसी घम्म-संस्कार के लिए 
समर्पण, पवित्रीकरण--रघु ० ३४४, ६५ 2. यज्ञ से 
प्॒व॑ किया जाने वाला प्रारम्भिक संस्कार 3. धमंसंस्कार 
--विवाह दीक्षा-- रघृु० ३॥३३, कु० ७॥१, ८।२४ 
4. यज्ञोपवीत संस्कार करना, किसी विद्येष उद्देश्य के 
लिए अपने आपको समपंण करना । सम०-- अन्त 
पू्वेकृत यज्ञादि कमें की त्रुटियों की शान्ति के लिए 
किया जाने वाला प्रक-यज्ञ । 

दीक्षित (भू० क० कृ०) [दीक्ष-+-क्‍त] संस्कारित, (किसी 
घर्म-संस्कार के अनष्ठान के लिए) दीक्षा-प्राप्त-- एते 
विवाहदीक्षिता ययं--उत्तर० १, आपन्नाभयसत्रेष 
दीक्षिता: खल पौरवा:--श० २॥१६, रघु ० ८॥७५ 
११।२४, वेणी ० १२॥५ 2. यज्ञ के लिए तयार 3. ब्रत 
लेकर (किसी पुण्य कार्य के लिए) तैयार---रघु० 
११।६७ 4. अभिषिक्त--रघु ० ४॥५, -तः 4. दीक्षा- 
कार्य में व्यस्त पुरोहित 2. शिष्य 3. वह पुरुष जिसने 
या जिसके पूव॑-पुरुषों ने ज्योतिष्टोम जैसे बह॒द्‌ यज्ञों 
का अनष्ठान किया हो । 

दीदिविः [दिव्‌ --किवन, द्वित्वं, दीघेश्व |!, उबले हुए चावढ 
2. स्वग । 


दिह्‌ 


( ४६१ ) 


दीधितिः: (स्त्री०) | दीधी-क्तिन, इट, ईकारलोपरच | 
4. प्रकाश की किरण--रघ्‌ ० ३॥२२, १७।४८, नें० 
२।६९ 2. आभा, उजाला 3. शारीरिक कान्ति, स्फूति 
-भतृं ० २२९। 

टोीघितिमत्‌ (वि०) [ दोधिति-|-मत॒प | उज्ज्वल (पं०) 
तएय--क ० २॥२, ७।७० । 

दीघी (अदा० आ० दीघीते) 4. चमकना 2. दिखाई देना, 
प्रतीत होना । 

दोन (वि०) [दी+क्त, तस्य नः| . ग़रीब, दरिद्र 2. दुःखी 
नष्ट-भअ्रष्ट, कष्टग्रस्त, दयनीय, अभागा 3. खिन्न, 
उदास, बविषण्ण, शोकग्रस्त--सा विरहे तब दीना 
>-गीत० ४ 4. भीरु, डरा हुआ 5. क्षुद, शोचनीय 
--मभेत्‌ ० २५१, -नः ग़रोब आदमी, दु:खी या बिपद्‌- 
ग्रस्त--दीनानां कल्पवृक्ष:--मृच्छ० १।४८, विनानि 
दीनोद्धरणो चितस्य --रघ० २।२५। सम०--दयाल 
>-वत्सल (वि०) दीन-दु्खियों के प्रति कृपाल --बन्धु 
दीन-दुखियों का मित्र । 

दीनारः [दी--आरक, नुट्‌| 4. एक सोने का विशेष सिक्‍का, 


-जितश्चासों मया षोडशसहस्राणि दीनाराणामू-दश० 


सिक्का 3. सोने का आभूषण । 

दीपू (दिवा० आ०-दीप्यते, दीप्त --वारम्‌ ०--देदीप्यते ) 
-. चमकना, जगमगाना (आलं० भी )-सवं रुस़: समग्र- 
स्त्वमिव नपगणद्दीप्यते सप्तसप्ति:--मालबि० २।१३, 
तरुणीस्तन इथध दोप्यते मणिहारावलि रामणीयकम्‌ 
“० २४४, भट्टि० २२, रघु० १४६४, हि० प्र० 
४६ 2. जलना, प्रकाशित होना-यथा यथा चेय॑ चपला 
दीप्पते--का० १०५ 3. दहकना, प्रज्वलित हीना, 
बढ़ता-- (आलं० भी ) रघ० ५४७, भद्वगि ० १४८८ 
शि० २०॥७१ 4. क्रोध से आगबबला होना--कि ० 
२३।५५ 5. प्रख्यात होना--प्रर० दीपयति-ते, आग 
सुलगाना--प्रज्वलित करना, रोशनी करना, प्रकाश 
करना, वन्दावनान्तरमदीपयदंश जाल: (इन्दुः)--गीत ० 
७, उद्‌-, प्रेर ० 4. आग सुलगाना, 2. उदबोधित करना 
उत्तजित करना, उद्दीपित करना, प्र-, सम्‌--, चमकना 
जगमगाना । 


दोपः [दीप्‌ू--णिच्‌ ---अच |, रूप, दीवा, प्रकाश --नपदीपो 
घनस्नेहं प्रजाभ्य: संहरन्नपि, अन्तरस्थगंण: शभ्रलेक्ष्यते 
नव केनचितू--पंच ० १।२२१, न हि दोपी परस्पर- 
स्पोपकुरुत:--शारी ०, इसी प्रकार 'ज्ञानदीप । सम० 
-अन्चिता 4. अमावस्या 2.---दीपावली,--आराघनम 
दीप थाल में रख कर देवमति की आरती उत्तारना, 
--आलि:, --ली,--आवली---उत्सवः . दीपपंक्‍क्ति, 
रात के समय रोशनी करना 2. विशषरूप से दिवाली 
का उत्सव जो कातिक की अमावस्या में मनाया जाता 
हे,--कलिका दीपक को लौ,--किटुम्‌ दीपक का फूल, 


दीय का गुल--कपो,--खरी दीवे की बत्ती--ध्वज: 
काजल,---पादपः,---वक्ष: दीपाधार, दीवट,--पुष्पः 
चम्पा का वक्ष--भाजनम दीपक, रघ० १९।५१, 
--माला प्रकाश करता, रोशनी करना,--नब्नत्र: पतग 
--शिखा दीपक की लौ,--श्ड्डला दीवों को पंक्ति 
रोशनी । 


दीपक (वि०) (स्त्री ०-पिका) [ दीपू+णिच्‌-+ण्वुल | 
4. आग सुलगाने वाला, प्रज्वलित करने वाला 
2. रोशनी करने वाला, उज्ज्वल बनाने वाला 3. सचित्र 
बनाने वाला, सुन्दर बनाने वाला, विख्यात करने वाला 
4. उत्तेजक, प्रखर करने वाला--शि० २॥५५ 
5. पौष्टिक, पाचन शक्ति को उद्दीप्त करने वाला, 
पाचनशी र,-कः 4. प्रदीप-तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष 
निर्मल विवेकदीपक:-भते ० १।५६ 2. बाज़ 3. कामदेव 
का विशेषण ('दीप्यक भी ),--कम्‌ 4. जाफ़रान, केसर 
2. (अलं० शा० ) एक अलंकार जिसमें समान विशेषण 
रखने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ (प्रकृत और 
अप्रकृ) एक जगह मिला दिये जाये, या जिसमें 
कुछ विशेषण (प्रकृत और अप्रकृत) एक ही कर्म के 
विधेय बना दिये जायँ,--सक्ृद्ध त्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता- 
प्रकृतात्मनां, सेव क्रियासु बद्दीष कारकस्यंतिदीपकम 
--काव्य० १०, तु० चन्द्र ०--वदन्ति वशष्यावष्यौनां 
घमक्यं दीपक वधा:, मदेन भाति कलभ: प्रतापेन 

महीपति:-- ५४५ | 

दोपन (वि०) [ दीप्‌--णिच्‌ --ल्यूट | ॥. आग सुलगान 
वाला, प्रकाश करने वाला 2. पृष्टिकारक, पाचनशक्ति 
को उद्दीप्त करने वाला 3. उत्तंजक, उद्दीपक 4. केसर 
जाफ़रान । 

दीपिका [दीप्‌--णिच-+-ण्वुल+-टाप, इत्वम| 4. प्रकाश, 
मशाल--रघ ० ४)४५, ९॥७० 2. (समास के अन्त 
में) सचित्र वर्णन करने वाला, स्पष्टकर्ता; तर्क- 
दोपिका 

दोपित (वि०) [दीप्‌+-णिच्‌ --क्त] 4. जिसको आग लगा 
दी गई हो 2. प्रज्वलित 3. रोशनीवाला, प्रकाशमय 
4. प्रव्यक्त, प्रकाशित । 


दोप्त (भू० क० क्ृ०) [ दीप्‌-|-क्त ] 4. जलाया हुआ 
प्रजजलित, सुलगाया हुआ 2. दहकता हुआ, गरम, 
प्रकाश उगलन वाला, चकाचोंध करने वाला 3. प्रकाश- 
मय 4. उत्तेजित, उद्दीपित,--प्तः 4. सिंह 2. नींब का 
पेड़,--सम्‌ .सोना । सम ०--अंजश्ञः सूये, --अक्षः बिल्ली 
--अग्नि (वि०) (आग को भाँति) सुलूगाया हुआ 
(-ग्निः) . धघकती हुई आग 2. अगस्त्य का नाम, 
5 अड्भः मोर,-आत्मन्‌ (वि०) जोशीले स्वभाव का 
-- -उपल: सू्यकान्तमणि,--किरण: सूर्य,---कीति 
कातिकेय का विशेषण,--जिल्ला छोमड़ी (आलुंकारिक 


( ४६२ ) 


रूप से झगड़ाल और दष्टस्वभाव वाली स्त्री के लिए 
प्रयक्‍त होता हैं )- तपस ( थवि० ) उज्ज्वल घमम- 
निष्ठा से यकत, उत्कट भक्ति वाला,-फिड्रलः सिह, 
--रुसः कंचवा,--लोचनः बिल्ली,--लोहम पीतल 
काँसा । ० 

दीप्ति: (स्त्री०) [दीप--क्तिन] 4. उजाला, चमक, प्रभा 
आभा 2. सौंदय की उज्ज्वलता, अत्यन्त मनोरमता 
(दीप्ति और कान्ति के अन्तर के लिए दे० कान्ति) 
3. लाख 4. पीतल । 

दीप्र (वि०) [ दीपू+-र ] चमकीला, जगमगाता हुआ 
चमकदा र,---प्र: आग । 

दीघे (घि०) [द+घरञा | (म० अ०--द्वराघीयस, उ० अ० 
“द्वाधिष्ठ) 4. (समय और स्थान की दृष्टि से) 


कार्य करने वाला, मन्थर, प्रत्येक कार्य को देर में करने 
वाला, टालने वाला, देर लगाने वाला--दीघंसूत्री 
विनर्यति--पंच ० ४ । 

दोधिका [दीघं--कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌ | 7. एक लम्बा सरो- 
वर, जलाशय-मालबि ० २।१३, रघु० १६।१३ 2. कुआ 
या बावड़ी । 

दो्ण (वि०) [दु--क्त| . चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, टुकड़े 
टुकड़े किया हुआ 2. डरा हुआ, भयभीत । 


दु (स्वा० पर०--दुनोति, दूत, या दून) 4. जलाना, आग 
में भस्म करना--भट्टि ० १४।८५ 2. सताना, कष्ट 
देना, दुःख देना--उज्भजासीनि जलेजानि दुन्वन्त्यदयित॑ 
जनम्‌ू-भट्ठि ० ६७४, ५।९८, १७।९९, (मृखं) तव 
विश्वान्तकथं दुनोति मामू--रघु० ८५५ 3. पीड़ा 
देना, शोक पदा करना--वर्णप्रकष॑ सति कणिकारं 


लम्बा, दूर तक पहुँचने वाला,-दीर्घक्ष शरदिन्दु 
कान्तिवदनम्‌--मालूवि ० २॥३, दोधन्‌ कराक्षान्‌ 
--मेंघ० ३५, दीघपांग आदि 2. लम्बी अवधि का 
टिकाऊ, उबा देने वाला--दीघंयामा त्रियामा--मेघ ० 
१०८, विक्रम० ३।४, श० ३॥१५ 3. (आह की 
भाँति) गहरा--अमरु ११, दीघमुष्णं च निःश्वस्य 
4. (स्वर की भाँति) लम्बा, जेसा कि काम में आ 
5. उत्तृंग, ऊँचा, उन्नत,--घेम (अव्य०) . चिर, 
चिरकाल तक 2. अत्यन्त 3. अधिक,--घे: . ऊँट, 
2, दीघेस्वर । सम०-- अध्वगः दूत, हरकारा,--अहन 
(पृ०) ग्रीष्म---आकार (वि०) बड़े आकार का, 
-आयु -- आयुस्‌ (वि०) दीघेजीवी, लम्बी आय 
वाला,--आयुध: 4. भाला 2. कोई लम्बा हथियार 
3. सूअर,--आस्यः हाथी,-- कण्ठ:,-- कण्ठकः,-कन्धरः: 
सारस,--काय (वि०) (क़द में) लम्बा,-- कैश: रीछ 
--गति:,--ग्रीव:ः,--घाटिकः,--ल डरूः, ऊंट,--जिह्न 
साँप, सप,---तपस्‌ (पुृं०) अहल्या के पति गौतम का 
विशेषण--रघ ० ११।३४,-- तरुः,-- दण्ड:,-- द्रः ताड 
वृक्ष,--तुण्डी छछन्दर,-दर्शिन्‌ (वि०) विवेकी, समझ- 
दार, दूरदर्शी, दूर तक की बात सोचने वाला-पंच० 
३।१६८ 2. मेधावो, बद्धिमान, (पृं०) . रीछ 2. उल्ल 
--नाद (वि०) लगातार देर तक शोर मचाने वाला 
(--दें:) . कुत्ता 2. मर्गा 3. शंख,-निद्रा . लम्बी 
नींद 2. चिरशथन, मत्य--रघ० १२।११,--पत्र: ताड 
का वृक्ष.---पाद: बगुला,--पादपः . नारियल का पेड़ 
2. सुपाड़ो का पेड़ 3. ताड़ का वक्ष,.-पृष्ठ: साँप, 
-+बाला एक प्रकार का हरिण, चमरी, (इसको पूछ 
से चोरी बनती हैं ),-मारुतः हाथी,--रतः कुत्ता,--रद 
सूअर,--रसनः साॉप,---रोमन्‌ (पुं०) भाल,--वक्त्र: 
हाथी,--सकथ (वि०) लम्बी जंधाओं वाला,---सत्रम्‌ 
चि रकाल तक चलने वाऊला सोमयज्ञ (त्रः) सोमयाजी 
--रघु० १॥८०,--सुत्र,--सूत्रित्‌ (वि०) हझाने: २ 


अनन्‍रनननझमी बनी जनीऊझझणणणतीणतन जियननयननतणनीनीओपबतानन ऋ््मगा पल्‍डाका फ.. गछाछ.... आम, ते" सिनननगनभनतनतीकंतनीयी।-गरए-पथना 'कननकनमकनय...."] मनन... >न+ीीीीणनीणीणतनीणीयथीनीनीनीीनी कती-33.कामक---क "कस "सर एक॒*ग; "पा्कन्मााकन्" प्रलमासममाममनताकाा 3.0. विनिमााानाता --गामाशााााााााााा जाए" दरताए "एकता "जाए" गा नशा "पका, 


दुनोति निर्गन्धतया सम चेत:--कु० ३।२८ 4. (अक० ) 
कृष्टग्रस्त होना, पीड़ित होना--देहि सुन्दरि दशनं 
मम मन्मथेन दुनोमि--गीत० ३,--कमंवा० (या 
दिवा० आ० ) कष्टग्रस्त होना, पीड़ित होना --नायात: 
सखि निर्देयो यदि शठस्त्वं दृति कि दयसे--गीत ० ७, 
क० ५।१२, ४८, रघृ० (७०, १०।२१। 


दुःख (वि०) [दुष्टानि खानि यस्मिन्‌, दुष्टं खनति --खन्‌ 


-+ड, दुःख --अच वा तारा० | पीड़ाकर, अरूुचिकर 
दुःखमय--सिंहानां निनदाः दुःखाः श्रोतुं दःखमतो वनम्‌ 
--रामा० 2, कठिन, बेचन-- खम॑ . खेद, रज, 
विषाद, दु:ख, पीड़ा, वेदना--सुखें हि दुःखान्यनुभूय 
शीभते--मुच्छ ० १।॥१०--यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्न- 
सवत्तरम्‌--विक्रम ० ३।२१, इसी प्रकार दुःखसुख 
'समद:खसुख' 2. कष्ट, कठिनाई-श्रृंगार० १२, (“बड़ी 
कठिनाई से मुश्किल से “कष्ट से अथ को प्रकट 
करने के लिए 'दःखम तथा दःखेन' शब्द क्रिया विशे- 
पण के रूप में प्रयक्‍त किय जाते हँ--श० ७।१३, 
भग० १२।५, रघ० १९।४९, हि० ११५८) । सम० 
“अतीत (वि० )दु:खों से मुक्त,--अन्तः मोक्ष,-- कर 
(वि०) पीड़ाकर, कष्टदायक,- ग्राम: दुःखों का दृश्य 
सांसारिक अस्तित्व, संसार.--छिन्न (वि०) . सख्त 
कठोर 2. पीड़ित, दुःखी,--प्राय,--बहुल (वि०) कष्ट 
और दुःखों से पूर्ण--भाज्‌ (वि०) दुःखी, अप्रसन्न 

लोक: सांसारिक जीवन, सतत यातना का दृश्य 
संसार,--शौोल वि० ) जो दूसरों को प्रसन्न न कर सके 
बरे स्वभाव का, चिड़चिड़ा--रघ ० ३॥६ । 


दुःखित,--दुःखिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नो) [दुःख--इतच 


इति वा] दुःखी, कष्टग्रस्त, पीड़ित 2. बंचारा, विषण्ण 
दयनीय । 


दुकलम [दु--ऊलच्‌, कुक | बुना हुआ रेशम, रेशमीवस्त्र, 


अत्यन्त महीन वस्त्र--श्यामरूम दुलकलेवरमण्डनमधि> 


( ४६रे ) 


गतगोरदुकलम --गीत ० ११, कु० ५॥६७, ७८, 
भद्ठि ० ३३४, १०।१, रघ० १७।२५। 

दुग्ध (वि०) [ दुह्‌ +क्त | . दुहा हुआ 2. जिसका दूध 
दुह लिया गया हे, चूस लिया गया है या निकाल लिया 
गया हँं--दे० 'दुह ,ग्धम 4. दूध, 2. पोधों का 
दृधिया रस । सम०--अग्रम -- तालोयम्‌ दूध का फन 
मलाई,--पाचनम्‌ वह बतेन जिसमे दूध डाल कर 
ओऔटाया जाय,--पोष्य (वि०) अपनी माँ के दूध पर 
रहने वाला बच्चा, दूध पीता (बच्चा) स्तनपायी, 
--समुद्र: दूध का सागर, सात समद्रों में से एक । 


दुघ (वि०) [दृह +क] (प्रायः समास के अन्त में) . दूध 
देने वाला 2. सौंपने वाला, देने वाला, जेँसा कि 
'कामदुघा' में । 

दुधा [द्घ-टाप्‌ ] दूध देन वाली गाय, दुघार गौ 

दृण्डक (विं०) [दुण्डभ इव कायति दुंडभ--क--क, पृषों ० 
भलोप: | वईमान, दुष्ट हृदय वाला, जालसाज़ । 

दृण्डभः-ज्ड डभ । 

दुन्द्रसः [ दुर्‌ दुष्टी द्रन्म:--पृषोी ० रलोप: | हरा प्याज । 

टुन्दमः (पुं०) [ दुन्द इत्यव्यक्तं मणति शब्दायते--दुन्द 
+मण्‌-+ड ] एक प्रकार का ढोल, दे० दुन्दुभि । 

दुन्दं; (पु०) . एक प्रकार का ढोल 2. कृष्ण के पिता 
वसुदेव का नाम । 

दुन्दुभ: [ दुन्दु+-भण--ड | . एक प्रकार का बड़ा ढोल, 
तासा 2. एक प्रकार का पनियल साँप । 

दुन्दुभिः (पुं०, स्त्री०) [ दुन्द इत्यव्यक्तशब्देन भाति--भा 
+कि ] एक प्रकार का बड़ाढोरानगाड़ा--विजय- 
दुन्दुभितां ययरणंवा:--रघु ० ९।११, (पं०) . विष्ण 
की उपाधि 2. कृष्ण का विशेषण 3. एक प्रकार का 
विष 4. एक राक्षस जिसे वालि ने मारा था, (जब 
सुग्रीव ने इस राक्षत का अस्थिपंजर भगवान्‌ राम 
को यह बतलाने के लिए कि वालि कितना बलवान 
था, दिखलाया तो राम ने इसे मामूली सो ठोकर 
मारी और वह अस्थिपंजर मीलों दूर जाकर पडा ) । 


दुर (अव्य ०) [दु--रुक | (दस के स्थान में प्रयक्त किया 
जाने वाला उपसगे जो 'बराई “कठिनाई का अथे 
प्रकट करने के लिए स्वरादि तथा घोषवर्णादि से 
आरम्भ होने वाले शब्दों से पूर्व लगाया जाता है, दुस- 
पृवक समासों के लिए दे० दुस)। सम०--अक्ष 
(वि०) 4. दुबंठ आँख वाला 2. खोटी दृष्टि वाला 
(-कोः ) कपट का पासा,--अतिक्रम (वि०) . दर्जय 
दुस्तर, अजेय-स्वजातिदुरतिक्रमा-पंच० १ 2. दुल॑घ्य 
3. अनिवायं,--अत्यय (वि०) व. जी कठिनाई से 
जीता जा सके,--रघु० ११॥८८ 2. दुलूभ, अगाध 
-अदृष्टम दुर्भाग्य, विपत्ति-अधिग,-अधिगम (वि०) 
, दुष्प्राप्प, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, पंच० 


१।३३० 2. दुस्तर 3. दुज्ञनंय, जिसे अध्ययन करना बहुत 
कठिन हो--कि० ५११८,--अंधिष्ठित (वि०) बुरी 
तरह से संपन्न, प्रवद्ध या क्रियान्वित किया गया 
--अध्यय (वि० ) . दुलभ 2. दुर्बोध,--अध्यवसाय 
मखतापूर्ण व्यवसाय,---अध्वः कुमागं,--अन्त (वि०) 
. जिसके किनारे पर पहुंचना कठिन हो, अनन्त 
अन्तहीन-संकष णाय सृक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च-भाग ० 
2. परिणाम में दुःखदायी, विषण्ण-अहों दुरन्ता बरूव- 
द्विरोधिता--कि ० १।२३, नृत्यति युवतिजनेन सम सखि 
विरहिजनस्य दुरन्ते (वसन्ते)--गीत० १,--अन्वय 


(वि०) . दुगेम 2. जिसका पालन करना, या अनु- 
सरण करना कठिन हो 3. दृष्प्राप्य, दुर्बोध (यः) अशद्ध 
निष्कष, दिय हुए तथ्यों का गलत अनुमान,--अभि- 
मानिन (वि०) मिथ्या अहंकार करने वाला, झूठा 
घमंडी,--अवगम (वि०) दुर्वोध,--अवग्रह (वि०) 
जिसे रोकना या काब म॑ रखना कठिन हो, जिसंका 
नियंत्रण कष्ट-साध्य हो,--अवस्थ (वि० ) दुदशाग्रस्त 
बरी दशा में पड़ा हुआ,--अवस्था दु्दशा, दयनीय 
स्थिति,--आकृति (वि०) कुरूप, बदसूरत,--आक्रम 
(वि०) 4. अजेय, जो जीता न जा सके 2. दुर्गेम, 
-आक्रमणम 4. अनुचित हमला 2. कठिन पहुंच 
--आगमः अनपयकत या अवध अधिग्रहण,--आग्रह 
म्‌खंतापूर्ण हठ, जिद, अनुचित आग्रह, -आदर (वि० ) 
कष्टसाध्य,-- आचार (वि०) 4. बरे चालूचरलून का 
कदाचारी 2. कुत्सित आचरण वाला, दुवत्त, दुश्चरित्र 
-भग० ९।३०,( र: ) दृषित आचरण, कदाचार, दुश्च- 
रित्रता,-आत्मन्‌ (प्‌ं०) दुजन, लच्चा, लफंगा,-आधष 
(वि०) . जिस पर आक्रमण करना कठिन हूँ 
2. जिसका लेशमात्र भी पराभव न हो सके 3. उद्धत, 
+आनम (वि०) जिसे झकाना बहुत कठिन हो, 
--रघु० १११३८,-- आप (वि० ) दुर्लभ --श्रिया दुराप: 
कथमोीप्सितो भवेत्‌--श ० ३।१४, रघ्‌० १॥७२ ६।६२, 
--आराध्य (वि०) जिसे प्रसन्‍न करना बहुत कठिन 


हो, जिसको जीत लेना कष्टसाध्य हो,--आरोह (वि०) 
जिस पर चढ़ना कठिन हो, (--हः) . नारियल का 
पेड 2, ताड़ का पेड़ 3. छहारे का पेड---आलाप 
. दुवंचन, गाली 2. बुरो बातचीत, अपशब्दय क्त भाषा 
>-आलोक (वि०) 4. जो कठिनाई से देखा जा सके 
2. जिसकी ओर देखने आँख झंप जायं, चकाचोंध करने 
वाला प्रकाश-- दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत 
--काव्य० १०, (-- कः) चकाचौंघ पदा करने वाली 
चमक,--आवार (वि०) . जिसे ढकना कठिन हो 
2. जिसे रोकना, बन्द करना, या ठहराना कठिन हो 
आशय (वि०) दुमनस्क, कुत्सित विचारों वाला 
व्यक्ति, जिसकी नीयत खराब हो, नीच हृदय का 


६ ४६४ ) 


“आशा 4. ब्री इच्छा 2. ऐसी आशा करना जो पूरी 
न हो सके,--आसद (वि०) . जिसके पास पहुँचना 
कठिन हो, दुर्गंम, दुघंष, दुर्जय रघु० ३॥६६, ८।४ 
महावी० २५, ४।१५ 2. दुलंभ, दृष्प्राप्य 3, अद्वितीय, 
अनुपम, - इत (वि०) 4. कठिन 2. पापी ( | 
. कुमार्ग, ब्राई, पाप-दरिद्वाणां देन्यं दुरितमथ दुव 

सनह॒दां द्र॒तं द्रीकुवन-गंगा ० २, रघु० ८।२, अमरु २, 
महावी ० ३।४३ 2. कठिनाई, भय ३. संकट,-- इष्टस 
दुवचन, गाली 2. दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के 


लिए किया जाने वाला जादूटोना या यज्ञानुष्ठान,-ईश 
बरा स्वामी, किप्रभ,-ईषणा,--- एबणा अभिशाप, दुवें- 
चन,--उकक्‍्तम्‌,--उक्तिः दुवंचन, झिड़की, गाली, बरा- 
भला कहना,--उत्तर (वि०) जिसका उत्तर न दिया 
जा सके,--उदाहर (वि०) जिसका उच्चारण किया 
जाता कठिन हो--अन॒ज्ितार्थ सम्बन्ध: प्रबन्धो दुरु- 
दाहरः:--शि० २।७३,--उद्वह (वि०) बोझिल, असह्य, 
--ऊह (वि०) बहुत माथा पच्ची करने पर भी जल्द 
समझ मे न आने वाला, कठिन,--ग (वि०) 4. जहाँ 
पहुंचना कठिन हो, अगम्य, दुगेम 2. अप्राप्य 3. दुर्बोध 
(“गः,>गम्‌ ) कठिन या तंग रास्ता, (जंगल में से, 
तदी या पहाड़ों में से) संकीर्ण घाटी, भीड़ा दर्रा 
गढ़, किला, कोट 3. ऊबड़-खाबड़ जमीन 4. कठि- 
नाई, विपत्ति, संकट, दुःख, भय--निस्तारयति दुर्गाच्च 
>-मन्‌० ३।९८, ११।४३, भग० १८।५८, अध्यक्ष 
पतिः, पाल: किले का संमादेष्टा या प्रशासक, कमंन्‌ 
(नपूृं०) किलाबन्दी, मार्ग: घाटी का मागे, गहरी 
घाटी 'लंघनम्‌ कठिनाइयों को पार करना (-नः) 
ऊट, संचरः . (घाटी के ऊपर से, पुल पर से, या 
किले का) कठिन मार्ग,--गा शिव की पत्नी पावंती 
की उपाधि,--ग्रत (वि० ) . दुर्भाग्यग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त 
“पट ० १८।१० 2. दरिद्र, गरीब 3. दुःखी, कष्ट- 


ग्रस्त,--गतिः (स्त्री० ) . दुर्भाग्य, गरीबी, कमी, कष्ट, 
दरिद्रता--भग० ६४० 2. कठिन स्थितिया मार्ग 
3. नरक, > गन्ध (वि०) बरी गन्‍्ध वाला (--धः) 
. बरी गन्धच, सड़ांद 2. दु्गंधयूक्त पदार्थ 3. प्याज 
4. आम का वक्ष,--गन्धि,--गन्धिन्‌ (वि०) जिसमे 
से बरी गन्ध आवे--गम (वि०) . जिसमे से जाया 
ने जा सके, जहाँ पहुंचना कठिन हो, अप्रवेश्य --कामि- 
नीकायकांतारे कुचपवंतदुर्गमें--भर्तृं० १।८६, शि 

१२।४९ 2. अप्राप्य, दृष्प्राप्य 3. दुर्वोध,--गाढ़, --गाध 
--गाह्ा जिसका अवगाहन करना या अनुसंघान करना 
कठिन हो, अनवगाह्य,- ग्रह (वि०) . कष्टसाध्य 
2. जिसको जीतना या वश्ञ में कपना कठिन हो-रघु० 
१७।५२ 3. दुर्बोध ( हः) मरोड़, ऐं०्त- घट 
(वि०) 4. कठिन 2. असम्भव,--घोषः . ककश- 


घप्वनि 2. रीछ,--जन (थधि०) . दुष्ट, ब्रा, खल 
2. बदनाम, हेषपूर्ण, उपद्रवी, ( ) ब्रा या दुष्ट 
आदमी, हेप रखने वालहा या उपद्बरव करने वाला 
व्यक्ति, दृवेत्त-दुर्जनः प्रियवादी च नतद्विश्वास- 
कारणम--चाण ० २४, २५, शाम्येत्प्रत्यपका रेण नोप- 
कारेण दर्जन:----कु० २।४०,--जय (वि०) अजय 
जिसको जीता न जा सके,--जर (वि०) (. चिरयुवा 

(भोजनादि) जो कठिनाई से पचे, अपचनशील 
3. जिसका उपभोग करना कठिन हो,--जात (वि०) 


. दुःखो, अभागा 2. बुरे स्वभाव का ब्रा, दुष्ट 
मिथ्या, अवास्तविक, (>>तम्‌) दुभग्िय 
संकट, कठिनाई, रघ० १३।७२,--जातिः (वि०) 
. बुरे स्वभाव का, दु्जन, दृष्ट--अमरु ९६ 2. जाति 
से बहिष्कृत (स्त्री ०-ति:) ।. दुर्भाग्य, दुदेशा,--ज्ञान, 
ज्ञेय (वि०) जो कठिनाई से जाना जा सके, दुर्बोध 
"णयः,--नयः . दुराचरण 2. अनौचित्य 3. अन्याय 
"णामन्‌,--नामन (वि०) ददतास,---दम,--दसन, 
-+वदेम्य (वि०) जिसे दबाना या वश में करना कठिन 
हो, जो सीधा न किया जा सके, प्रवल,--दर्श (ब्रि० 
4. जो कठिनाई से दिखाई दे 2. चकाचौंध करने 
वाला-भग ० ११।५२,--दान्त (वि०) . जिसको वश 
में करता कठिन हो, जो पालतू न हो सके, जो सीधा 
न किया जा सके--शि० १२॥।२२ 2. उच्छंखल 
घमण्डी,-धघृष्ट, दुर्दान्‍्तानां दमनविधय: क्षत्रियेष्वायतंते 
--महावी० ३॥३४, (--त:) 4. बछड़ा 2. झगड़ा 
कलह,-दिनम्‌ 4. ब्रा दिन 2. मेघाच्छन्न दिन, आँधी, 
तूफ़ान का मौसम, वृष्टिकाल,---उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ 
--मच्छ० ५--कु० ६।४३, महावी० ४५७ 3, बौछार 
--रघृ० ४।४१, ८२, ५।४७, उत्तर० ५।५ 4. घोर 
अन्धकार,--दृष्ट (व०) जिस पर ग्रत तरीके से 
विचार किया गया हो, जिसका फ़ैसला ठीक न हुआ 


हो,--देवम्‌ बरी किस्मत, दुर्भाग्य,-द्यतम बईमानी का 
खेंल,--द्रम: प्याज़,--धर (वि०) . जिसका मक्रा- 
बला न किया जा सके, जो रोका न जा सके 2. दुस्सह, 
“"दुघरेण मदनेन साद्यते--घट० ११, मन० ७।२८ 
(-रः) पारा-धर्ष (वि०) . अनुल्लकुघनीय, अनति 
क्रम्य 2. अगम्य-हि० प्र०५ 3. भयंकर, डरावना 
4. उद्धत,--धी (वि०) म्ख बवक़फ़,-- नामन: बवा- 
सीर,--निग्रह (वि०) जिसको दबाया न जा सके 
जिस पर शासन न किया जा सके, जिसका प्रतिरोध 


न किया जा सके, उच्छंखल--मनो दुर्निग्रह॑ चलम 


”-भग० ६।३५,--निमित (वि०) असावधानी से 
जमीन पर रखा हुआ-पदे दुनिर्मिते गलन्ती--रघु ० 
७।१०,--निरमित्तम 4. अपशकुन,--रघ ० १४।५० 
2. बुरा बहाना,--निवार,--निवार्य (वि०) जिसको 


( ४६५ ) 


हटाना या दूर करना कठिन हो, जिसका मुकाबला 
करना कठिन हो, अजेय,--नीतम्‌ कदाचरण, दुर्नीति, 
दुव्यंवहार,--नीतिः (स्त्री०) ब्रा प्रशासन--भामि० 
४३६,--बल् (वि०) 4. कमजोर, बलहीन 2. क्षीण- 
काय, शक्तिहीन--उत्तर० १।२४ 3. स्वल्प, थोडा, 
कम--रघु ० ५११२,--बाल (वि०) गंजे सिर वाला, 
“बुद्धि (वि०) [. बेवक़ूफ़, मूर्ख, बुद्ध 2. कुमार्गी, 
दृष्ट मन का, दुष्ट-भग० १।२३,--बोध (वि०) जो 
शीघ्र समझ में न आये, जिसकी तह तक न पहुँचा 
जाय, दुर्गाह्मय--निसग्गंदुबोधमबोधविक्लवा: क्‍्व भूप- 
तीनां चरितें क्व जन्तवः--कि० १।६,--भग (वि०) 
भाग्यहीन अभागा,---भगा 4. वह पत्नी जिसे उसका 
पति न चाहता हो 2. बुरे स्वभाव की स्त्री, कलहप्रिय 
सत्री,--भर (वि०) जिसे निभाना कठिन हो, बोझा, 
भार,--भाग्य (वि०) भाग्यहीन, अभागा (-ग्यम्‌) 
बुरी क़्िस्मत,--भक्षम्‌ 4. खाद्य सामग्री की कमो, 
अभाव, अकाल--याज्ञ ० २।१४७, मन्‌० ८।२२, हि० 
१॥७३ 2. कमी,--भृत्य: बुरा सेवक,--श्रात (पुं०) 
बुरा भाई,--मति (वि०) 4. मूखं, दुर्बृद्धि, बेवक़फ़, 
अन्नानी, 2. दुष्ट, खोटे हृदय का--मन्‌ ० ११३०, 
--मद (वि०) शराबखो र, खूंखार या हिख्र, मदोन्मत्त, 
दीवाना,--मनस्‌ (वि०) खिन्नमनस्क, हतोत्साह, दुःखी 
उदास,--मभनुष्यः दुजन, दुष्ट पुरुष,--भन्‍न्त्र:,-- सन्त्रितम्‌ 
बरी नसीहत, बुरा परामरश,--मरणम्‌ बुरी मौत, 
अप्राकृतिक मृत्यु,--मर्याद (वि०) निलेज्ज, अशिष्ट, 
-““मल्लिका,--मल्ली एक प्रकार का उपरूपक, सुखान्त 
प्रहसन--सा० द० ५५३,--मित्रः: . ब्रा दोस्त 
2. शत्र--मुख (वि०) बरे चेहरे वाला, विकराल, 
बदसूरत--भतृ ० १।॥९० 2. कटभाषी, अहलीलभाषी 
बदज़बान--भर्तु ०. २६९,-- मूल्य (वि०) बहुत अधिक 
मूल्य का महँगा,--मेघस्‌ (वि०) मूर्ख, बेवकफ़, मन्द- 
बुद्धि, बुद्ध (पुं०) मूढमति, मन्दबुद्धि मनुष्य, बुद्ध 
“अन्‍्थानधीत्य व्याकतुमिति दुर्मेघसो5प्यलम--शि० 
२।२६,---योध--योधन (वि०) अजेय, जो जीता न 
जा सके, (-नः ) घृतराष्ट्र और गान्धारी का ज्येष्ठ पुत्र 
(दुर्योधन बचपन से ही अपने चचेरे भाई, पाण्डवों से 
घृणा करता था, विशेष कर भीम से। इसलिए 
पाण्डवों का* विनाश करने के लिए उसने यथाशक्ति 
प्रयत्त किये । जब उसके पिता घृतराष्ट्र ने यधिष्ठिर 
को युवराज बनाने का प्रस्ताव रक्खा, तो दुर्योधन को 
अच्छा न लगा, क्योंकि घृतराष्ट्र ही उस समय राजा 
थे, इसलिए दुर्योधन ने अपने अन्धे पिता को इस बात 
पर राजी कर लिया कि पाण्डवों का निर्वासन कर 
दिया जाय । वारणावत उनका भावी निवासस्थलू 
चुना गया---और उनके रहने के लिए एक विद्ञाल 


5९ 


महल बनवाने के बहाने दुर्योधन ने लाख, बेर्जा आदि 
दहनशील सामग्री से एक भवन इस आशा से बनवाया ' 
कि पाण्डव सब उसमें जल कर मर जायेंगे । परन्तु 
पाण्डवों को दुर्योधन की इस चाल का पता लग गया 
था, अतः वह सुरक्षित उस भवन से निकल भागे । 
फिर पाण्डव इन्द्रप्रस्थ में रहने लगे--यहाँ रहते हुए 
उन्होंने बड़े ठाट बाट के साथ एक राजसूय यज्ञ का 
आयोजन किया। इस घटना ने दुर्योधन की ईर्ष्या 
और क्रोघागिन को और भी अधिक भड़का दिया-- 
क्योंकि दुर्योधन का पाण्डवों को वारणावत में जला 
कर मारते का षड़यन्त्र पहले ही निष्फल हो चुका था। 


फलत: दुर्योधन ने अपने पिता को उकसाया कि पांडवों 
को हस्तिनापुर में आकर जूआ खेलने के लिए निम- 
न्त्रण दिया जाय क्योंकि युधिष्ठिर विशेष रूप से जए 
का शौक़ीन था। इस जूए के खेल में दुर्योधन को अपने 
मामा शकुनि की सहायता प्राप्त थी। यूधिष्टिर ने 
जी कुछ भी दाँव पर लगाया--वही हार गया, यहाँ 
तक कि इस हार से अन्धे होकर उसने अपने आप को, 
अपने भाइयों को और अन्त में द्रौपदी को भी दाँव पर 
लगा दिया। और इस प्रकार जूए में सब कुछ हार 
जाने पर, शर्ते के अनुसार यूधिष्ठिर को १२ वर्ष का 
बनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए 
अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित जंगल की ओर जाना 
पड़ा। परन्तु यह दीघंकाल भी समाप्त हो गया । 
बनवास से आकर पाण्डव और कौरवों ने 'भारती' नाम 
के महायुद्ध की तैयारी की। यह युद्ध १८ दिन रहा 


और सारे कौरव अपने अधिकांश बलन्धुबान्धवों « 
सहित इसी यद्ध में मारे गये । युद्ध के अन्तिम दिन 
भीम का दुयाधन से इन्द्र युद्ध हुआ और भीम ने 
अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ कर उसे मौ” के 
घाट पहुँचाया ),-- योनि (वि०) नीच जाति में उत्पन्न, 
अधम कुल का,---लक्ष्य (वि०) जो कठिनाई से देखा 
जा सके, जो दिखाई न दे,--लभ (वि०) 4. जिसका 
प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य, दुस्साध्य--रघु० १। 
६७, १७।७०, कु० ४॥४०, ५।४६,६१ 2. जिसका 
दूंढडना कठिन हो, जिसका मिलना दुष्कर हो, विरल 
- शुद्धान्तदर्लभभम्‌ू--श० १॥१६ 3. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, 
प्रमुख 4. प्रिय, प्यारा 5. मूल्यवान--छलित (वि० 

लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, अत्यधिक लाड प्यार में 
पला हुआ, जिसे प्रसन्न करना कठिन है,--हा मदडू- 
दुलेलित--वेणी ०---४, विक्रम० २॥८, भा० ९ 
2. (अतः) स्वेच्छाचारी, नटखट, अशिष्ट, उच्छृंखल 
“र स्पृहयामि खलु दुर्लेलितायास्मे--श० ७, (--तम्‌) 
स्वेच्छाचारिता, अक्खड़पन,--लेख्यम्‌ जाली दस्तावेज्, 
“बच (वि०) . जिसका वर्णन करना कठिन हो, 


६ ४६६ ) 


 अवर्णतीय' 2. वह बात जिसका बतलाना उचित न ' 
3. अनुचित बोलने वाला, गाली देने वाला, (--चम्‌ 
गाली, फठकार, दुवेचन, --क्चस (नपं ०) गाली, झिड़क 
--वर्ण (वि०) बरे रंग का, (--णेमस) चादी,--बसति 
(स्त्री०)) पोड़ाजनक निवासस्थान---रघ्‌ ० ८।९४,--बवह 
(वि०) भारी, जिसे ढोना कठिन हो--उत्तर ० २।१० 
कु० १।१०,--वाच्य (वि०) 4. जिसका कहना या 
उच्चारण' करना कठिन हो 2. कुभाषी, बदज़बान 
3. कठोर, क्र, (च्यम्‌) . झिड़की, दुवंचन 2. बद- 
नामी, लोकापवाद,--बादः अपवाद, अपयश, कुख्याति 
--वार,--वारण (वि०) जिसका मुकाबला न किया 
जा सके, असह्य--रघ ० १४!८७, कु ० ९२१,--वासना 
4. ओछी कामना, बरी इच्छा--भामि० १।८६ 
2. कपोलकल्पना,--वासस्‌ (वि०) . बुरा वत्त्र 
घारण किये हुए 2. नंगा (पुं०) 3. एक बड़ा क्रोधी 
ऋषि, अत््रि और अनसूया का पुत्र इसे प्रसन्न करना 
अत्यन्त कठिन था, बहुत से स्त्री पुरुयों को उसने 


अपमान तथा मुसीबत सहन करते के लिए शाप दिया 

जमदग्नि के क्रोघ की भाँति, इसका क्रीघ भी प्राय: 
एक लोकोक्ति बन गया,--विगाह -विगाह्या (वि०) 
जिसमें प्रवेश करना कठिन, हो, जिसका अवगाहन 
मश्किल ही, अगाघ, --बिचिन्त्य (वि०) अचिन्तनोय 
अतर्क्य,-विदग्ध अकुशल, नौसिखवा, बेवक॒फ़, मन्द- 
बद्धि, मं 2. बिल्कुछ अनाड़ी 3. थोड़े से ज्ञान से ही 
फूला हुआ, गवित, झूठा घमण्ड करने वाला-वृथाशस्त्र 
ग्रहणदुविदग्ध--वेणो ० ३, ज्ञानलवदुविदः्धं ब्रह्मापि 
नर न रंजयति --भरते ० २।३,--विध (वि०) . कमोना 
अधम, नीच 2. दुष्ट, दुश्चरित्र 3. गरोब, दरिद्र 
-विदधाते रुचिगवदुविधं--त० २।३३ 4. मन्दबुद्धि 
मर्खे, बेवक़फ़/--बविनयः औद्धत्य, उदहृण्डता,--विनोत 
(वि०) 4. (क) बरी तरह से शिक्षित, अशिष्ट 
असम्य, दृष्ट--शासितरि दुविनोतानाम--श० १।२५, 
(ख) अक्खड़, नटखट, उपद्रवो 2. हठीला, दुगराग्रही 


-+विपाकः ॥. दृष्परिणाम, बरा नतीजा--उत्तर० 
१।४०, महावी० ६।७ 2. पूर्व जन्म के या इस जन्म 
के किये हुए कर्मों का बुरा परिणाम,--बविलसितम्‌ 

स्वेच्छाचार, अक्खड़पन, नटखटपना,--वत्त (वि०) 
. दृह॒चरित्र, दुष्ट, असम्य 2. बदमास, (त्तम्‌) दुरा- 
चरण, अशशिष्ट व्यवहार,--वृष्टि: (स्त्रो०) थोड़ी 
बारिश, अनावष्टि,-व्यवहार: गलत निर्णय (विधि में) 
->्ज्त (जि०) नियमों का पालन न करने वाला, जो 
आज्ञाकारोी न हो, - हृतम वह यज्ञ जो बुरो रीति से 
किया गया है,--हृद्‌ (बि०) दृष्ट हृदय का, तुच्छ 
विचारों वाला, शत्र (पुं०) वरी,--हृदय (थि०) 
दुरात्मा, दिल का खोटा, दुष्ट । 


दुरोदर: [दुष्टमासमन्तात्‌ उदरं यस्य ब० स०] . जुआरी 


दूतकार 2. पासा, जूआ 3. बाजी, दाँव,--रम्‌ जआ 
खेलना, पासे से खेलना--दुरोदरच्छझजितां समीहते 
नयन जेतं जगतीं सुयोधन:--कि० १।७, रघ० ९।७। 


दुल (चुरा० उभ०--दोलयति---ते, दोलित ) झूलता इधर- 


उघर हिलना-जलना, इधर उधघर घमाना, झलाता 
--कर्टि चेहोलयेदाशु-रति ०, दोलयन्‌ द्वाविवाक्षो-भर्तें ० 
३।३९ 2: हिलाकर ऊपर को करना, ऊपर फंँंकना 
--दोलयति घलि वाय:--शब्द० ॥ 


दुलिः (स्त्री०) [दुल--कि | छोटा कछवा, या कछवी । 
दुष्‌ ( दिवा० पर०-- दृष्यति, दुष्ट )व. बराया श्रष्ट ही 


जाना, दृषित होना, घाटा उठाना 2. मलितन होना, 
असती होना (स्त्री का), करूंकित होना, अपवित्र होना 
विगड़ना, पंच० १।६६, मन॒० ७।२४, ९।३१८, १०। 
१०२ ३3. पाप करना, गलती करना, गलती होना 
4. असती होना, अभकक्‍त या श्रद्धाहीन होता--प्रेर ० 
>दृषयति (परन्तु--दृषयति--दोषयति यदि अर्थ हूँ 
दृषित करना, भ्रष्ट करना) 4. भ्रष्ट करना, बिगा- 
डना, नष्ट कराना, क्षतिग्रस्त करना, विनष्ट करना 
दृषित करना, धब्बा लगाना, कलंकित करना, विषाक्त 
करना, अपवित्र करना--(शा० तथा आलं० से)-न 
भीतो मरणादस्मि केवर्ल दृषितं यशः--मच्छ० १०। 
२७, पुरा दृषयति स्थलकोम--रघ्‌० १२३०, ८।६८ 
१०।४७, १२।४, मन ० ५१, १०४, ७।१९५, याज्ञ ० 
१।१८९, अमह ७०--न त्वेनं दृषयिष्यामि शस्त्रग्रह- 
महाब्रतम--महावी० ३।२८,--दृषित नहीं करूंगा, 
उल्लंघन नहीं करूँगा, तोड़ंगा नहीं आदि 2. चरित्र 
अ्रष्ट करना, उत्साह भंग करता 3. उल्लंघन करना 
अवज्ञा करना--मन ० ८।३६४, ३६८ + निराकरण 
करना, हटा देना, रह कर देना 5. दोष लगाना, निन्‍्दा 
करना, दोष निकालना, किसी के विषय में बरा कहना 
दोषारोपण करना--दृषितः सर्वलीकेष निषादत्वं गमि- 
पध्यति--रामा ०, याज्ञ ० १।६६ 6. मिलावट करना 
7. मभिथ्या या बनावटो करना 8. निराकरण करना, 
खण्डन करना, प्र--, . भ्रष्ट होना, बिगड़ना, 
विषाक्त होना--याज्ञ ० ३।१९ 2. पाप करना, गलतो 
करना, श्रद्धाहीन या असती (अमक्त) होना--भग ० 
१।४०, मन ० ९।७४,(प्रेर ०))।. बिगाड़गा, अ्रष्ट करना, 
गदला करना, घब्बे लगाना 2. दोष लगाना, निनन्‍दा 
करना, दोष निकालना' सम -- दृषित या कलंकित होना 

(प्रर०) £7्रदृूषित करना भ्रष्ट करना, गदला 
करना, धब्बे लगाना 2. उल्लंघन करना 3. दोषारोपण 
करना, निन्‍दा करना, दोष निकालना । 


दृष्ट (मू० क० कृ०) [दूष-- क्त] . बिगड़ा हुआ, खराब 
हुआ, क्षतिग्रस्त, बर्बाद 2. दृषित, धब्बे लगा हुआ 


( ४६७ ) 


उल्लंघन किया हुआ, कलषित 3. मछिन, अ्रष्ट 
व पापासक्ता बदमाश--दृष्टवृ ष: 5. दोषी, अपराधों 
6. नीच, अधम 7. दोषयकत, सदोष--जैंसा कि तक ० 
में हेतु 8. पोड़ाकर, निकम्मा। सम०-आत्मन्‌ 
-आशय (वि०) खोटे मन वाला, दुष्ट हृदय वाला 
--गजः बदमाश हाथो,--चेतस्‌ू,--धी,--दुद्धि (वि०) 
खोटे मन का, दुर्भाक्‍नापूर्ण, दुःशोल,--वृषः मज़बूत 
परन्तु अड़ियल बलाएजोगाड़ो न खींचे) बदमाश 


बल । 


दुष्टि: (स्त्रो०) [दुष - क्तिन्‌] भ्रष्टाचार, खोट । 
दुष्टु (अव्य ०) [दुर+स्था-- कि] . खराब, बुरा 2. अनु- 


चित रूप से, अशुद्ध रूप से, गलती से । 


दृष्यन्तः (पुं०) चन्द्रवंश में उत्पन्न एक राजा, पुरु को 


सनन्‍्तान, शकुन्तला का पति, भरत का पिता (जंगल में 
शिकार खेलता हुआ, एक बार दुष्यन्त, हरिण का 
पीछा करता हुआ कण्व के आश्रम की ओर निकल गया । 
वहाँ कण्व को गोद लो हुई पुत्री शकुन्तला ने उसका 
स्वागत-सत्कार किया। शकुन्तला के अलौकिक सौन्दय 
से राजा दृष्यन्त उस पर मोहित हो गया--उसने 
उसको अपनी रानी बनाने के लिए राज्जी कर लिया 
ओर फलत: गान्धर्व विवाह कर लिया । कुछ समय 
शक॒न्तला के साथ बिता कर राजा अपनो राजधानी 
को लौटा । कुछ महीनों के पर्वात शकुन्तला ने 
एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व ने यह उचित 
समझा कि शकुन्तला को उस्तके पति के घर भेज दिया 
जाय । जब शकुन्तला दृष्यन्त के पास गई और उसके 
सामने खड़ी हुई तो दृष्यन्त नें--लोकनिन्दा के डर 
से---कहा कि विवाह करने को बात तो दूर रही मैंने तो 
तुम्हें कभी देखा तक नहीं, परन्तु उसो समय उसे स्वर्गीय 
वाणो ने बतलाया कि शकुन्तला उसको वध पत्नी हैं । 
फलत: उसने शाकुन्तला को पुत्र समेत स्वीकार कर 
उसे अपनी पटरानो बनाया। वह राजा रानी वद़ा- 
वस्था तक सुखपूर्वक रहे, और फिर अपने पुत्र भरत 
को राज्य देकर जंगल को ओर चल दिये । दुष्यन्त 
और शकुन्तला का उपयक्त वर्णन महाभारत में दिया 
हुआ हैँ, कालिदास द्वारा वाणित कहानी कई महत्त्व- 
पूर्ण बातों में इससे भिन्न हं--दे० 'शकुन्तला ) । 


हुस [ दु+-सुक ] 'बुरा, खराब, दुष्ट, घटिया, कठिन या 


मश्किक आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए संज्ञा 
शब्दों से पूर्व (कभी २ घातुओं के पूव्व भी) लगाया 
जाने वाला उपसगे । (विशे० स्वर और व्यंजनों से 
पूर्व दुस का स बदल कर र्‌ ही जाता हूं, ऊष्म वर्णों 
के पूर्व विसगे, च्‌ ओर छ से पूर्व श्‌ तथा क और प्‌ से 
पृव ष्‌ हो जाता हैं) । सम०-कर (वि०) [. दुष्ट 
दुरी तरह से करने वाला 2. करने में कठिन, कठोर 


या मुश्किल--यक्‍तूं सुकरं कर्त्‌ दुष्करम--करने की 
अपेक्षा कहना जासान ह,--अमरु ४१, मृच्छ० ३॥।१, 
० ७।५५, (--रम्‌) 4. कठिन या पोड़ाकर काय 
नाई 2. पर्यावरण, अन्तरिक्ष,--क्र्मन (पूं०) कोई 

भी ब्रा काम, पाप, जुम,--काछलः ]. बरा समय 
“-मद्रा० ७॥५ 2. प्रछयकाल 3. शिव का विशेषण, 
--कुलम बुरा या नोच घराना--( अंददीत ) स्त्रीरत्नं 
दुष्कुलादपि --मनु० २।२३८,--कुलोन (वि०) नीच 
जाति म उत्पन्न,--#त (पुं०) दुष्टपुरुष,-- कृतम्‌,-क्ृति 
(स्त्री०) पाप, दुष्कृत्य--उभ सुक्ृतदृष्कृत--भग० २। 
५०,--फक्रम (वि०) क्रमहीन, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित, 
(वि०) . जिसका पूरा करना कठिन हो, मश्किल 
--रघु० ८॥७९, कु० ७।६५ 2. अगम्य, दुर्गम 3. ब्रा 
करने वाला, दुव्यवहार करने वाला, (-र:) . रीछ 
2. द्विकोषोय शंख या सीपी, चारित्‌ (वि०) कठोर 
तपस्या करने वाला,--चरित (वि०) दुष्ट, दुराचरण 
करने वाला, परित्यक्त (तम्‌) दुराचरण, बुरा चाल- 
चलन,--चिकित्स्य' (व०) जिसका इलाज करना कठिन 
ही, असाध्य,--ब्यवनः इन्द्र का विशेवण, -- ऋ्यावः 
शिव का विशेषण,--तर (4०) (दुष्टर या दुस्तर) 
4, जिसका पार करना कठिन हो --रघु ० १२, मनु० 
४२४२, पंच० १॥१११ 2. जिसका दमन करना 
कठिन हो, अपराजेय, अजेय,--तकेः म्रिथ्या तकना० 
(दृष्पच) (वि०) जिसका हज़म होना कर्थिन 
हो,--पतनम॒ . बरो तरह से गिरना 2. दुर्वचन, अप- 
शब्द,--परिग्रह (व०) जिसका पकड़ना, ग्रहण.करना 
या लेना कठिन हो, (-हः) बरी पत्नी,---पुर (वि०) 
जिसका पूरा करना, या जिसको सनन्‍्तुष्ट करता कठिन 
हो,--प्रकाज्ञ (वि०) अप्रसिद्ध, अन्धकारमय, घूमिल, 
-प्रकृति (वि०) बुरे स्वभाव का, नीच प्रकृति का, 


--प्रजस्‌ (वि०) बुरी सन्तान वाला,--प्रज्ञ (दुष्प्रज्ञ) 
(वि०) कमज़ोर मन का, दुबंद्धि,-प्रधर्ष ,- प्रधष्य 
(वि०) जिस पर प्रहार न किया जा सके, दे० 'दुध 

--रघ० २।२७,--प्रवाद: बदनामी, कलंक, अपकोर्ति 
--प्रवत्ति: (स्त्री०) बुरा समाचार, कुख्याति--रघु ० 
१२।५१,--प्रसह (दुष्प्रह) (वि०) 4. जिसका 
प्रतिरोध न किया जा सके, मयानक 2. असहा-मालूवि ० 
५।१०,-- प्राय,--प्रापण (वि०) अवप्राप्य, दुष्प्राप्प 
--रघु० १।४८, भग० ६।३६,--शकुनमस्‌ बुरा सगुन 
अपदशकुन,--शल्त घृतराष्ट्र को इकलौती पुत्री जो 
जयद्रथ को ब्याही गई थी,--शासन (वि०) जिसका 
प्रवन्ध करना या शासन करना कठिन हो, अविनय, 
(नः) घृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक (यह बहादुर 
योद्धा था, परन्तु दुष्ट दुर्दाब्त । जब युधिष्ठिर 
द्रौपदी को दाँव पर रूगा कर द्वार गया तो दुःशासन 


( ४६८ ) 
उंसंकी चोटी पकड़ कर उसे भरी सभा में खींच लाया, | बृहित (स्त्री०) [ दुहट+-तृच्‌ ] बेटी, पुत्री । सम०--परतिः 


वहाँ उसने उसे विवस्त्र करना चाहा, परन्तु दीन 
दुःखियों के सहायक श्रीकृष्ण ने उसका चीर बढ़ा कर 
उसकी लज्जा को रक्षा की । दुःशासन के इस जघन्य 
कृत्य से भीम इतना उत्तेजित हो गया कि उसने भरी 
सभा में प्रतिज्ञा को कि में तब तक सुख की नींद न 
सोऊंगा जब तक इस दुष्ट दुःशासन का खून न पी ले । 
महाभारत युद्ध के १६ वें दिन भीम का दुःशासन से 
सामना हुआ। भीम ने एक ही पछाड़ में दुःशासन 
का काम तमाम कर दिया--ओऔर उसका खून पीकर 
अपनी प्रतिज्ञा प्री की),--शील (दुश्शील) (वि०) 
गुण्डा, दुराचारी, बदमाश,--सम (दुःसम या दुस्सम ) 
वि०) 7. असम, असमान, असइृश 2. प्रतिकूल, 
दुरभ ग्यपूर्ण 3. अनिष्टकर, अनुचित, बुरा,--समम्‌ 
(अव्य० ) बरी तरह से, दुष्टतापू्वक,--सत्वम्‌ दुष्ट 
प्राणी,-- सन्‍्धान,-- सन्धेय (वि०) जिनका मिलना या 
जिनमें सुलह कराना कठिन हो,-- सह (दुस्सह) (वि०) 
असह्ा, अप्रतिरोध्य, असमथनीय,-- साक्षिन (पुं० ) 
कया गवाह,--साध,--साध्य (वि०) 4. जिसका पूरा 
होना कठिन हो 2. जिसका इलाज करना कठिन हो 
3. जिसपर विजय न प्राप्त की जा सके, --स्थ,-स्थित 
(वि०) [दुस्थ या “'दुस्थित भी लिखा जाता हूं] 
. दुदशाग्रस्त, ग़रोब, दयनीय 2. पीड़ित, विषण्ण, 
दुःखी 3. अस्वस्थ, रुगण 4. अस्थिर, अशान्त 5. मर्खे, 
बुद्धिहीन, अज्ञानी, (अव्य ०--स्थम्‌ ) बुरी तरह से, 
अघूरे ढंग से, अपूर्ण रूप से,-स्थितिः (स्त्री ०) . दुर्द शा, 
विषण्णता, दयनीयता 2. अस्थिरता,--स्पष्टम (दुस्पू- 
प्टम )-. ईषत्स्पश यां सम्पर्क 2, जिद्दा का ईषत्‌ 
स्पश या प्रयत्वत जिससे यू, र, ल तथा व्‌ की घ्वनि 
निकलती हेँ,-स्मर (वि०) जिसका याद रखना कठिन 
या पीड़ा कर हो-उत्तर० ६।३४,-स्वप्न: बुरा स्वप्न । 


बुद् (अदा ० उभ०--दोग्पि, दुग्घे, दुग्ध )दोहना, निचोड़ना, 


उद्धत करना (ह्विक० के साथ )--भास्वन्ति रत्नानि 
महौषघीरच पृथूपदिष्टां दृद॒हुधरित्रीम--कु० १२, यः 
पयो दोग्धि पाषाणं स रामादभतिमाप्नयात्‌ृ--भट्टि ० 
८।८२, पयो घटोघ्नीरपि गांदु हन्ति--१२।७३, रघु० 


५।३३ 2. किसी वस्तु में से कोई दूसरी चीज निका- | 


लना,--(द्विक० के साथ )-प्राणान्दुहन्निवात्मानं शोक॑ 
चित्तमवारुघत्‌ृ--भट्टि ० ८।/९ 3. छान कर निकाल 
लेना, लाभ उठानता-दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय 
मघवा दिवम--रघु० १।२६ 4. (अपेक्षित पदा्थ) 
प्रदान करता--कामान्दुग्घे वित्रकर्षत्यछक्मीम--उत्तर ० 
५।३१ 5. उपभोग करना--प्रेर ० दोहयति--दुहाना, 
इच्छा ०--दुषुक्षति, दुहने की इच्छा करना--राजन्‌ । 
दुघुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनाम्‌ू--भर्ते ० २५६ । 


'दुहितु: पति: भी) जामाता, दामाद । 


दूं (दिवा० आ० दूयते, दून) 4. कष्टग्रस्त होना, पीडित 


इते;, 


दूतिका, 


होना, खिन्‍न होना--न दूये सात्वतीसूनय॑च्मह्यमपरा- 
घ्यति-शझि० २।११, कथमथ वंचयसे जनमनुगतमसम-« 
शरज्वरदूनं-- गीत० ८, कष्टग्रस्त, दुःखी-दे० दु 
(कमंवा० ) 2. पीडा देना ! 

बृतकः [ दु-- क्त, दीघंइ्च, दृत+कन ] सन्देशहर, 
संदेशवाहक, राजदूत---चाण० १०६। सम०-मुख 
(वि०) राजदूत के द्वारा बात करन वाला । 

दूृती: [ दूति+कन्‌+टापू, दूृति+डीप | 
. संदेशवाहिका रहस्य की (गुप्त) बातें जानने वाली 
2. प्रेमी और प्रेमिका से बातचीत कराने वाली, कुटनी 
(विशे० दूती का 'ती' कभी कभी हृस्व हो जाता हैं 
-5 दे० रघु० १८।॥५३, १९।१८, कु० ४।१६, और 
इसके ऊपर मल्लि०) । 


दृत्यम [ दूतस्य भावः--दूत (ती)--यत्‌ ] !. किसी दूत 


द्न 


दूर 


का नियकक्‍त करना 2. दृत्तालय 3. सदेश । 
(वि०) [ दू+क्त, नत्वम्‌ | पीडित, कष्टग्रस्त,-आदि, 
दे० दु/ और 'दूृ के नीचे । 
(वि०) [ दुःखेन ईयते-दुर-+इण्‌--रक, धातो: 
लोप: ] (म० अ० दवीयस्‌, उ० अ० दविष्ठ) दूरस्थ, 
द्रवर्ती, फासले पर, दूरस्थित, विप्रकृष्ट--कि दूर 
व्यवसायिनामू-- चाण० ७३, न योजनशत॑ दूर वाह्य- 
मानस्य तृष्णा--हि० १।१४६, ४९,--रम्‌ दूरी, 
फासला (दूर शब्द के अप्रधान कारक के कुछ रूप 
निम्नलिखित रूप से क्रिया विशेषण की भांति प्रयक्त 
होते हँ-(क ) दूरम . फ़ासले पर, विप्रकृष्ट, दूरी पर 
(अपा० या संबं० 
---सिद्धा० 2. ऊपर ऊंचाई पर 3. नीचे गहराई में 
4. अत्यंत, अत्यधिक, बहुत ज़्यादह--नेत्रे दूरमनञ्जने' 
->-सा० द० 5. पृर्णरूप से, प्रीतरह से,-निमग्नां दूर- 
मम्मसि--कथा ० १०२९, दूरमुद्घृूततापा:-मेघ० ५५, 
(ख) द्रेण . दूर, दूरवर्ती स्थान से, दूर से,--खलः 
कापटचदोष्षेण. दूरेणव विसृज्यते--भामि० १।७८ 
2. कद अधिक, अत्यधिक ऊंचाई पर--दूरेण ह्यवर 
कम बद्धियोगाद्धनज्जय---भग ० २।४९, रघु० १०।३० 
अने ० पा० (ग) दूरात 7. फासले से, दूरी से,-प्रक्षा- 
लनाद्वि पद्धुस्य दूरादस्पशनं वरम्‌, दुरादागत:--दूर से 
आया हुआ (यह समस्त पद समझा जाता हैं) -नदीय- 
मभितो “7 ०४*' द्रात्परित्यज्यताम्‌ू--भर्त « १।८१, 
रघृ० १।६१ 2. सूक्ष्म दृष्टि से 3. सुदूर पूर्व काल से 
(घ) दूरे, दूर, फ़ासले पर, दुरवर्ती स्थान पर--न मे 
प किचित्क्षणमपि न पारवे रथजवात्‌--श० १९, 
: श्रेष्ठिन शिरसि भयमतिदूरे तत्मतीकार:--मुद्रा ० 


साथ )--ग्रामात्‌ वा ग्रामस्य दूर. 7 


( ४६९ ) 


१, थत ० ३।८८, बूरीकृ---]. फ़ासले पर हटा देता, 
हटाना दूर करना,--आश्रमे दूरीकृतश्रमे--दश० ५, 
भामि० १॥१२२ 2. वंचित करना अलग करना 
--मच्छ० ९॥४ 3. रोकना, परे करना 4. आगे बढ़ 
जाना, पीछे छोड़ जाना, दूर रखना-श० ११७, 
इसी प्रकार दृरोभ--दूर रहना, परे रहना, अरूग 
रहना, फ़ासले पर रहना--दूरीभते मयि सहचरे चतक्र- 
वाकीमिवंकाम्‌ । सम०--अन्तरित (वि०) लम्बी 
दूरी होने से वियक्त,-आपातः दूर से निशाना लगाना. 
-आप्लाब (वि०) दूर तक कृदने वाला, लम्बी 
छलांग लगाने वाला,--आरूढ (थि०) . ऊंचाई पर 
: चढ़ा हुआ, दूर तक आगे बढ़ा हुआ 2. गहरा, उत्कट 


-“ नदूराषएढ़ः खल प्रणयोइ्सहन:-- विक्रम ०४, --ईरितेक्षण' 


(वि०) भेंगी दृष्टि वाला,--गत (वि०) दूर हटा 
हुआ, दूरस्थ, दूर गया हुआ, आगे तक बढ़ा हुआ, 
गहराई तक गया हुआ -द् रगतमन्मथाकक्षमेयं काल- 
हरणस्य--श ० ३,--प्रहणम्‌ दूरस्थ्रित पदार्थों को भी 
देखने की दिव्य शक्ति,--दर्शन: . गिद्ध 2. विद्वान 
पुरुष, पण्डित,--दशिन्‌ (वि०) दूर की देखने वाला, 
अग्रदृष्टि, वृद्धिमान्‌ (-पुं०) 4. गिद्ध 2. विद्वान्‌ पुरुष 
3. द्रष्टा, पैग़म्बर ऋषि,--दृष्टि: दूर तक देखने की 
शक्ति 2. बुद्धिमत्ता, अग्रदृष्टि,--पातः ॥. हा 
गिरना 2. दूर की उड़ान 3. बहुत ऊंचाई से । 
-पात्र (वि०) विस्तृत पाठ वाला (नद आदि 
--पार (वि०) . बहुत चौड़ा (दरिया) 2. 
कठिनाई से पार किया जा सके,--बन्धु (वि०) पत्नी 
तथा अन्य भाई बन्धओं से निर्वासित-मेघ० ६, 
--भाज (वि०) दूरवती, फ़ासले परविद्यमान,--बतिन 
(वि०) दूरी पर विद्यमान, दूर हटाया हुआ, द्रस्थ, 
फासले पर,-वस्त्रक (वि०) नंगा, -बविलूम्बिन्‌ (वि०) 
नीचे दर तक लटकने वाला,--बेघिन (वि०) दूर से 
ही बींघने वाला,--संस्थ (वि०) दूरी पर विद्यमान 
फ़ासले पर, दूरवर्ती --कण्ठाइलेषप्रणयिंनि जने कि 
पुनर्दू रसंस्थे--मेघ ० ३ । 

दुरतः (अव्य ०) [दूर-+तस | 4. दूर से, फ़ासले से-तद्वाज्यं 

“एद्रतस्त्यजेतू--पंच० ५।६९, वहति च परीतापं दोष 
विमृझ्चति दूरतः--गीत० २ 2. दूर, फ़ासले पर 
“पंच० १।९। 

दूरेत्य (वि०) [दूरे भवः--दूर-- एत्य] दूरी पर मौजूद, 
दूर से आया हुआ । 

दर्यम [दूरे उत्सार्यम--दूर-+ यत] विष्ठा, मेला । 

दूर्वा [दुव +अ+-टाप, दीघं:] भूमि पर फैलने वाली एक 
घास, दूब (यह घास देव पूजा के लिए पवित्र समझी 
जाती ह)। सम०--अह्कुर दृब के कोमल पत्ते 
--विक्रम २।१२ । आर 


दूलिका, दूली [दुली+कन्‌+टाप, हस्वः, दुर--बच-+- 
डीष, रस्य छः] नील का पौघा । 

दूष (वि०) [दृष-)-णिच्‌--अच्‌] (समासान्‍्त में प्रयकत) 
दृषित करने वाला, अपवित्र करने वाला--उदा ० 
'वंक्तिदूष । 

दूषक (वि०)(स्त्री ०-षिका) [दूष्‌ +णिच्‌ + ण्वुल] . अष्टा- 
चार करने वाला, अपवित्र करने वाला, विषाक्त करने 
वाला, दूषित करने वाला, बिगाड़ने वाला 2. उल्लंघन 
करने वाला, अवज्ञा करने वाला, गुमराह करने वाला 
3. अपराध करने वाला, अतिक्रमण' करने वाला, 
अपराधी 4. आकृति बिगाड़ने वाला 5 पापी, दुष्कृत, 
--कः कुपथ पर चलाने वाला, भ्रष्ट करने वाला, 
बदनाम या दुष्ट पुरुष । 

दूषणम्‌ [दूष्‌ -ल्युट्‌] . बिगाड़ना, भ्रष्ट करना, विषाक्त 
करना, बर्बाद करना, अपवित्र करना आदि 2. उल्लंघन 
करना, तोड़ना (समझोता आदि) 3. पथश्रष्ट करना, 
बलात्कार करना, सतीत्व नष्ठ करना 4. गाली देना, 
निन्‍्दा करना, कलरूँकित करना--रघु० १२।४६ 
5. बदनामी, अप्रतिष्ठा 6. विपरीत आलोचना; आशक्षेप 
7. निराकरण 8. दोष, अपराध, त्रुटि, पाप, जुर्म 
-जोलूकोप्प्यवछोकते' यदि दिवा सूर्यस्थ कि दूषणम्‌ 
-भतृ० २।९३, हा हा धिक्‌ परगृहवांसद्षणं -उत्तर० 
१४०, मनु० २।२१३, हिं० १९८, ११५, २।१८०, 
---णः एक राक्षस, रावण की सेना का . एक नायक 
जिसे भगवान्‌ राम ने मार गिराया था। सम०--अरिः 
राम का विशेषण,--आवह (वि०) कलंक में किसी 
को फँसाने वाला । 

दृषिः-थी (स्त्री०) [दृषप+णिच्‌--इन्‌, दृषि--डीष्‌] 
ढी6, आँख का कोचड ॥ 

दृषिका [दृषि--कन्‌+टाप] . छेखनी, चित्रकार की कैची 
2. एक प्रकार का चावल 3. ढीढ, आँखों का कीचड । 

दृषित (वि०) [दृूष्‌ + णिच--क्‍्त ] 4. भ्रष्ट, दूषित, विकृत 
2. चोटिल, क्षतिग्रस्त 3. अपहत, हतोत्साहित' 4. कलं- 
कित, बदनाम 5. मिथ्यादोषा रो पित; बदनाम, निन्दित। 

दृष्य (वि०) [दूष्‌ --णिच्‌-|-यत | . भ्रष्ट होने के योग्य 
2. गहंणीय, दण्डनीय, दूषनीय --ध्यम . मवाद, राद 
2. विष 3. कपास 4. पोझाक, वस्त्र 5. तम्बू-शि० 
१२।६५,--छ्या हाथी का चमड़े का तंग ; 

दु( ञ ० आ०-्वियते, द्वित,--इच्छा० दिदरिषते) 
| इसका स्वतनन्‍्त्र प्रयोग विरल हं--प्रायः आ उपसगें 

लग कर प्रयक्त होता है) आदर करना, सम्मान करना, 

पूजा करना, प्रतिष्ठा करना -द्वितीयाद्वियते सदा 

>हिं० प्र० ७, मुद्रा० ७।३, भट्टि० ६५५ 2. रख- 

वाली करना, मन लगाना (प्राय:--'न' के साथ) 

3. अपने आप के अच्छी तरह लगाना, संलग्न करना, 


( ४७० ) 


ध्यान रखना--मभूरि श्रृतं शाइवतमाद्रियन्ते--मा० । 
५ 4. इच्छा करना । 


दृंहू ) (म्वा० पर०--दूंहति, दुंहित) 4. पुष्ट करना, 


2. समर्थन करना । 
] (म्वा० आ०) 


, दृढ़ होना 2. विकसित होना या 
बढ़ना । क्‍ 


बुंहित (भू० क० क०) [दृंह--क्त] . पुष्ट किया गया, 


समाथित, 2. विकसित, वधित । 


दकम [द-- कक्‌ | छिद्र, सूराख । 
दृढ़ (वि०) [दृह-+क्त] . स्थिर, दृढ़, मज़बूत, अचल, 


अथक--भग० १५३, हि० ३।६५, रघु० १३।७८ 
2. ठोस, पिण्डाकार 3. संपुष्ट, स्थापित 4. स्थिर, 
घेयंशाली--भग० ७२८ 5. दृढ़ता पूर्वक बाँधा हुआ, 
कस कर बन्द किया हुआ 6. सुसंहत 7. कसा हुआ, 
घनिष्ठ, सघन 8. मज़बत, गहन, बड़ा, अत्यधिक, 
ताक़तवर, कठोर, शक्तिशाली---तस्या: करिष्यामि 
दृढ़ानुतापम्‌ -कु० ३॥८, रघु० ११॥४६ 9. कड़ां 
0. (घनुष की भांति) झुकाने या तानने में कठिन 
. टिकाऊ 42. विश्वासपात्र 43. निश्चित, अचूक, 
--बम . लोहा 2. गढ़, किला 3. अधिकता, बहुतायत, 
ऊँचा दर्जा,--ढम्‌ (अव्य०) . दृढ़तापृवंक, कस कर 
2. अत्यधिक, अत्यन्त, तेज़ी से 3. पूरी तरह से । सम० 
>अड्भ (वि०) मज़बूत अंगों वाला, हृष्टपुष्ट (गम ) 
हीरा--इषधि (वि०) मज़बूत तरकस रखने वाला, 
“--काण्ड:--प्रन्थिः बाँस,--प्राहिन (वि०) मज़बूती से 
पकड़ने वाला अर्थात्‌ हाथ घोकर काम के पीछे पड़ने 
वाला,--दंशकः मगरमच्छ,--द्वार (वि०) बिल्कुरू 
सुरक्षित दरवाजों वाला,--धनः बुद्ध का विशेषण, 
--धन्वन्‌,--धन्विन (पूं०) अच्छा धनुर्धारी,--निदचय 
(वि०) 4. दृढ़ संकल्प वाला, अडिग, अटल 2. पुष्ट, 
--नौर:, --फलः नारियल का पेड़,--प्रतिज्ञ (वि०) 
प्रण का पक्का, बात का धनी, सहमति पर निरचल, 
--प्ररोहः गूलर का पेड़,--प्रहारिन्‌ (वि०) 4. कड़ा 
प्रहार करने वाला 2. कस कर मारने वाला, अचूक 
लक्ष्यवेध करने वाला,--भक्ति (वि०) निष्ठावान्‌, 
. श्रद्धाल,--मति (वि०) कृतसंकल्प, स्थिरबुद्धि, अडिग, 

--मृष्टि (वि०) बन्दमुद्दी वाला, कृषण, कंजूस, (ष्टिः) 
तलवार,--मूलः नारियल का पेड़,--लछोमन (पुं०) 
जंगली सूअर,--बेरिन्‌ (पुं०) निर्देय शत्रु, निष्करुण 
दुश्मन, --ब्रत (वि०). घममं साधना में अटल 2. अडिग 
भक्‍त 3. धेयवान्‌, आग्रही,--सन्धि (वि०) . कंस 
कर जुड़ा हुआ, सघनता पूर्वक मिला हुआ 2. सघन, 


संहत 3. सटा हुआ,--सौह्दद (वि०) अटल मित्रता 


वाला । क्‍ 
दुतिः (१० स्त्री०) [दु+ति, छस्व:] मशक,--मनु० २। 


९९, याज़्ञ० ३।२६८ 2. मछली 3. खाल, चघमड़ा 
4. घोंकनी । सम०--हरिः कुत्ता । 


दुन्फू: (स्त्री०) [दुम्फ्‌ +कू नि०] साँप, वज्ञ । 
दन्‍्भः [दम्फू+क्‌ नि०] (. इन्द्र का वच्च 2. सूर्य 3. राजा 


यम, मृत्य का देवता, अन्तक । 


दूप्‌  (म्वा० पर०, चुरा० उभ०--दर्षति, दर्घपति-ते) 


द्श्र 


प्रकाशित करना, प्रज्वलित करना, सुलगाना । 

] (दिवा० पर०--दृष्यति, दुप्त) . घमण्ड करना, 
अहंकार करना, ढीठ होना,--स किल नात्मना दृष्यति 
--उत्तर०, दृष्यह्ाानवदृूयमानदिविषद्दुर्वारदु:ःखापदाम्‌ 
--गीत० ९ 2. अत्यन्त प्रसन्न होना, 3. अस्नम्य या 
दुर्दान्‍्त होना । 


वृष्त (वि०) [दूप्‌ू+कक्‍्त | . घंमण्डी, अहंकारी 2. मदोन्‍्मत्त 


असमभ्य, पागल । 
(वि०) [ दप्‌ू+रक |] घमण्डी, अहंकारी, बलवान्‌ 
शक्तिशाली । 


दुश (म्वा० पर०--पश्यति, दृष्ट) 4. देखना, नजर डालना 


अवलोकन करना, समीक्षा करना, निहारना, दृष्टि- 
गोचर करना--द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ू-मेघ० ११०, 


१९, रघ० ३।४२ 2. निरोक्षण करना, सम्मान करना, 


विचार करना-आत्मवत्सवंभूतेषु यः पश्यति स पण्डित:- 
चाण० ५3. दर्शन करना, प्रतोक्षा करना, दर्शनार्थ 
जाना--प्रत्यद्ययौ मु द्र॒ष्टूं ब्रह्माणमिव वासवः 
“-रामा० 4. मन से दृष्टिगोचर करनों, सीखना. 
जानना, समझना--मनु० ११११०, १२॥२३ 5. निरी- 
क्षण करना, खोज करना 6. ढूँढना, अनुसन्धान करना, 
परीक्षा करना, निश्चय करना-याज्ञ ० १।३२७, २। 
३०५ 7. अन्तरज्ञान की दिव्य दृष्टि से देखना--ऋ्ुषि- 
दंशंनात्स्तोमान्‌ ददर्श--नि० 8. विवश होकर देखते 
रहना--कर्मवा ० दृश्यते 4. दिखलाई देना, दृष्टिगोचर 
होनां, दर्शनीय होना, प्रकट होना--तव तच्चारु वपुर्न 
दृश्यते--कु० ४॥११ ३, रघु० ३।४०, भट्टि० ३।१९, 
मेघ० ११२ 2. प्रतोत होना, दृश्यमान होना, दिखाई 
देना, मालम होना--रघु० ३।३४ 3. मिलना, दिखाई 
देना, घटित होना (पुस्तक आदि में)--द्वितीया म्रेडितां- 
न्तेष ततोहन्यत्रापि दृश्यते-सिद्धा ०--इति प्रयोगो भाष्ये 
दृश्यते 4. खयाल किया जाना, माना जाना,--सामा- 
न्यप्रतिपत्तिपूवंकमियं दारेषु दृश्या त्वया--श० ४।१६, 
प्रेर०--दर्शयति-- ते 4. किसी को (कमें०, संप्र० या 
संबं०) कोई चीज़ (कमं०) देखने के लिए प्रेरित 
करना, दिखलाना, संकेत करना--दशेय तं॑ चोरसिहम्‌ 
--पंच ० १, दर्शवति भक्तान्‌ हरिम्‌--सिद्धा ० प्रत्य- 
भिज्ञानरत्नं च रामायादशेयत्कृती---रघु० १२।६४, १! 
४७, १३।२४, मनु० ४।५७ 2. सिद्ध करना, करके 
दिख़लाना,--भट्टि ० १५।१२ 3. दिख़लाना, भ्रदर्शन 


( ४७१ ) 


करना, दशनीय बनना--तदेव मे दर्शय देव रूपम 
“भेंग० ११॥४५ 4. (न्याया लय आदि में) प्रस्तुत 
करना--मन्‌ ० ८।१५८ (साक्षी के रूप में) उप- 
स्थित करना--तअत्र श्रूति दर्शयति 6. (आ० ) अपने 
आप को दिखलाना, प्रकट होना, अपनी कोई वस्तु 
दिखलाना -भवो भकतान्‌ दर्शयते--पसिद्धा ० (अर्थात्‌ 
स्वयमेव ), स्वां गृहेईपि वनितां कथमास्य॑ ह्लीनिमीलि 
खल दर्शयिताहे--न० ५।॥७१, स सनन्‍्ततं दशंयते गत- 
समय: कृताधिपत्यामिव साध बन्धताम--क्ि० १।१० 
इच्छा ०-- दिदक्ष ते-- देखने को इच्छा कंना, अन--- 
भावदर॒य के रूप में देखना--प्रर० 4. दिखलाना 
प्रदशन करना 2. स्पष्ट करना, व्याख्या करमा, आ-- 
प्रेर० दिखलाना, संकेत करना--उत्कलाद्शितपथ 
कलिगाभिमुखों ययौ--रघ्‌० ४।३८,उद्‌ --, प्रत्याशा 
करना, मह ताकना, आगे का देखना, मनोगत भाव 


देखना---उत्पद्यत: सिहनिपातमग्रम--रघ० २॥६० 
उत्पव्यामि द्रतमपि सखे मत्वप्रियार्थ यियासो: कालक्षेपं 
ककुभसुरभो पव॑ते पव॑ते ते-मेघ० २२, उप-, देखना 
अवलोकन करना--प्रर ० सामने रखनां, समाचार 
देना, परिचित करना--राज्ञ: पुरो मामपदइ्ये--हि० 
३, नयविद्धिनवे राज्ञि सदसज्चोपद्शितम्‌--रघ्‌० ४। 
१०, नि--;,; प्रेर० 4. दिखलाना, संकेत करना--रघ ० 
६।३१ 2. सिद्ध करना, करके दिखलाना 3. विचार 
करना, बातचीत करना, चर्चा करनाएजसे पुस्तकादिक 
में) 4. अध्यापन करना 5. उदाहरण देकर समझाना दे० 
निद्शना, प्र-, प्रेर० . दिखलाना, संकेत करना खोज 
लेना, प्रदशित करना 2. सिद्ध करना, करके दिखलाना 
सम--, . देखना, अवलोकन करना--भटद्ठवि ० १६।९ 
2. भलीभाँति देखना, समीक्षा करना-प्रर ० दिखलाना, 
प्रदशित करना, खोज निकालना--आत्मानं मतवर्त्संदरय 
-हिं० १, भट्टि० ४॥३३, मालवि० ४॥९ ; 


दृश (वि०) [दश्‌ --क्विप्‌| (समासान्‍्त में) 4. देखने वाला 


अधघीक्षण करने वाला, सवक्षणकरने वाला, समीक्षा 
करने वाला 2. विवेचन करने वाला, जानने वाला 
3. (के समान) दिखलाई देने वाला, प्रतीत होने वाला 
(सत्री०) . देखना, समीक्षा, दृष्टिगोचर करना, 
2. आँख, दृष्टि-- संदर्घ दृशमुदग्रतारकाम्‌-- रघु० ११॥ 
६९ 3. ज्ञान 4. 'दो' की संख्या 5. ग्रहदशा। सम०» 
- अध्यक्ष: सूय,-- कण: साँप,--क्षयः दृष्टि को क्षोणता 
या हानि, धंघला दिखाई देना,-- गोचर: दृष्टि-परास 
--जलम आँसू,--क्षैप:--ज्या पराकोटि की दूरी की 
लम्बरेखा,--पथः दष्टिपरास,-- पात: दृष्टि; झलक 
--प्रिया सोन्दय, प्रभा,--भक्ष्तिः (स्त्री० ) प्रमद्ष्टि 
अनरागमभरी चितवन,--लम्बनम ऊर्ष्वाघर टिग्भेद, 
--विषः साँप,--अश्रुतिः सप॑, साँप । 


वृशद्‌ (स्त्री०) [दुषद्‌, पृषो०] पत्थर, दे० दूषद्‌ । 

वृशा [दश्‌+टाप] माँख। सम०- आकांक्यम-- कमल, 
--उपमम्‌ श्वेत कमल । 

दुशानः [ दृश-+ आनच्‌ ] . आध्यात्मिक गुरु 2. ब्राह्मण 
3. लोकपाल, --नम्‌ प्रकाश, उजाला | 

दुकिः-- शी (स्त्री०) [दृश--इन्‌, दशि--डीष] 4. आँख 
शास्त्र । 

दृदय (सं० कृ०) 4. देखे जाने योग्य, दर्शनीय 2. देखने के 
3. सुन्दर, दृष्टिसुखद, प्रिय--रघु० ६॥३१, कु० ७।६४ 
--इयम्‌ दिखाई देन वाला पदा्थ --मारूवि० १।९। 

दृदबन (वि०) [दृश--क्वनिप्‌] (समासान्त में) . देखने 
वाला, दृष्टिगोचर करने वाला 2. (आलं०) परिचित, 
जानकार ज॑ंसा कि श्रुतिपारदश्वा--रघु० ५।२४ तथा 
विद्यानां पारदश्वन:--१।२३ में । 

दूषद्‌ (स्त्री०) [द--अदि, षुक, ह्ृस्वश्च ] . चट्टान, बड़ा 
पत्थर--मेघ० ५५, रघृ० ४७४, भर्तें० १।३८ 
2. चक्‍की का पत्थर, शिला (जिस पर मसाला आदि 
पीसा जाय) ।-- उपलः मसाला आदि पीसने के लिए 
कर (दबदिमायक:ः चक्कियों से लिया जाने वाला 
कर) । 


दृषद्तत (वि०) [ दृषद- व्रत्‌ ] पथरीला, चट्टान से बना 


हुंआ,--ती एक नदी का नाम जो आर्यावत॑ की पूर्वी 
सीमा बनाती ह तथा सरस्वती नदी में मिलती हू । 
तु० मन॒० २।१७ । 


दृष्ट (भू० क० क़ृ०) [ दृुशू-+क्त ] 4. देखा हुआ, अव- 
लोकन किया हुआ, दृष्टिगोच र किया हुआ, पर्यवेक्षित 
निहारा हुआ 2. दशेनीय, पयवेक्षणीय' 3. माना गया 
खयाल किया गया 4. घटितहोनेवाला, मिला हुआ 
5. प्रकट होने वाला व्यक्त 6. जाना हुआ, मालूम 
किया हुआ 7. निर्घारित, निर्णीत, निश्चित 8. वेध 
9. नियत किया गया- दे ० दृशु,-ष्टम डाकुओं से 
डर। सम०--अन्त:--तम्‌ . उदाहरण, निदर्शंन, 
दृष्टांत-कथा-पृणइ्चन्द्रीदयाकांक्षी दष्टान्तो5त्न महारणंव 
>-शि० २।३१ 2. (अलं० शा० में) एक अलंकार 
जिसमें कोई उक्ति उदाहरण देकर समझाई जाय 
(उपमा और प्रतिवस्तृूपमा' से भिन्‍न -दे० काव्य० 
१०, और रस० ) 3. शास्त्र या विज्ञान 4. मत्य (तु० 
दृष्टांत ) ,--अर्थ (वि०) 4. जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट 
तथा व्यक्त हो 2. व्यावहारिक,--कष्ट,---दुःख जिसने 
मसीबत झली हों, कष्ट सहन करने का अम्यस्त हो 
गया हो,--कूटम पहेलो, गूढ़ प्रश्त,--दोष (वि०) 
. जिसमें दोष देखा गया हो, जिसे अपराधी समझा 
गया हो 2. दुव्यंसनी 3. जिसका भंडाफोड़ हो गया 
हो, जिसका पता लगा लिया गया हो,--प्रत्यय (वि०) 
. विश्वास रखने वाला 2. विश्वस्त,--रजस्‌ (स्त्री० ), 


( ४ं७छर ) 


वह कन्या जो रजस्वला हो गई हो,---व्यतिकर (वि० ) 
. जिसने कष्ट और मसीबते झेली हों 2. जो आने 
वाले अनिष्ट को पहले ही से भांप लेता है । 


दृष्टि: (स्त्री०) [ दृश--क्तिन्‌ ] . देखना, समीक्षण 


2. मन की आँख से देखना 3. जानना, ज्ञान 4. आँख, 
देखने की शक्ति, नजर --केनेदानीं दृष्टं बविलोमयामि 
“>विक्रम० २, चलापाडूं दृष्टिं स्‍्प्शसि--श० ११४, 
--दष्टिस्तणोकृतजगतत्रयसत््वसारा---उत्तर ७० ६।१९ 
रघ० २।८, श० ४।२, देव दृष्टिप्रसादं कुरु--हि० १ 
5. नजर, चितवन 6. विचार, भाव -क्षद्रदष्टिरेषा 
>++का० १७३, एतां दृष्टिमवष्टम्य--भग० १६।९ 
विचार, आदर 8. बद्धि, बद्धिमत्ता, ज्ञान | सम० 
-कुत,--कृतम्‌ स्थ लपदझ, कुमुद,-क्षेप:ः निगाह डालना 
अवलोकन करना,--गणः तीर का निशाना, चाँदमारी 
लक्ष्य---गोचर (वि० ) दृष्टि-परास के अन्तगंत, जो 
दिखाई दे, दश्य,-प्थ:--दष्टि-पास,-- पातः . निहा- 
रना, निगाह डालना-मार्गं मगप्रेक्षिणि दृष्टिपातं कुरुष्व 
--रघ० १३।१८, भर्तें० १११, ९४, ३।६६, 2. देखने 
की क्रिया, आँख का कार्य-रज:कणविध्नितदृष्टिपाता 


--कु० ३।३१, (मल्लि० 'पात' का अर्थ 'प्रभा' दर्शाते 


हैं जो हमारी समझ में अनावश्यक ह),--पूत (धि०) 
दृष्टिमात्र से पवित्र किया हुआ अर्थात्‌ देख लिया कि 
किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं ह,--दृष्टिपूत न्यसेत्पाद म्‌ 
-_मन० ६।४५,--बन्ध: जगन,--विक्षेप: कनखियों से 
देखना, कटाक्ष, तिरछी नजर,--विद्या नंत्र-विज्ञान 
--विश्रम: अनराग भरी दृष्टि, हाव-भाव से यक्‍त 
नजर,--बिषयः साँप । 


दृह वह ( म्या० पर० -दहुँति, दृंहति) . स्थिर या दृढ़ 
हो 


2. विकसित होना, बढ़ाना 3. समद्ध होना 
4. कसना | 


द्‌ (दिवा० क्रया० पर०--दीये ति, दणाति, दीं ) 4. फट 


जाना, टठ जाना, टकड़ २ होना 2. फाड़ना, चीरना 
विभकत करना, विदीण करना, खण्ड २ करना, टकड़ २ 
करना | कमंवा०--दीयते 4. फटना, टटना, खण्ड २ 
होना,--कथमव प्रलपतां व: सहसत्तघा न दीण॑मनया 
जिह्॒या--वेणी ० ३ 2. अरूग करना, प्रेर०--द 
--दा--रयति--ते . टकड़ें २ करना, चीर डालना, 
खोदकर विभकत करना 2. तितर-बितर करना, 
बखरना, दि, टकड़े २ करना, फाड़ डालना, विभकत 
करना, काट कर टकड़े २ करना--एन्द्रि: किल नख- 
स्तस्था विददार स्तनों द्विज:--रघ० १२॥२२, 

विदीय कठिना: खल स्त्रिय:---कु० ४।५, रघ्‌० १४।३ ३ 
2. फाड़ना (आलं० )-वित्तं विदारयति कस्य न कोवि 
दार:--ऋतु० ३।६, भग० १॥१९, (अव, आ तथा प्र 
आदि उपसग् लगन पर घातु का अथ नहीं बदलता ह)। 


दे (म्वा० आ० दयते, दात--इच्छा ० दित्सते) रक्षा करना, 
पालना, पोसना । 

देदीप्यमान (वि०) [ दीप्‌--यहू-- शानच्‌ ] अत्यंत चमक 
ने वाला, ज्योतिष्मानू, जगमगाता हुआ । 


देय (वि०) [ दा+यत | . दिये जाने के लिए, #- 
किय जाने के लिए--रघ० ३।१६ 2. दिये जाने 
योग्य, भेंट के लिए उपयक्त 3. वस्तु जो वापिस करने 
के लिए हें, विभावितेकदेशेन देयं महदभिय ज्यते-विक्र- 
मांक ० ४॥।१७, मन ० ८।१२९, १८५ ॥। 

देव (म्वा० आ०--देवते ) 4. क्रीडा करना, खेलना, जूआ 
खेलना 2. विलाप करना 3. चमकना, परि---, विलाप 
करना, शोक मनाना । 


देव (वि०) (स्त्री०--वी) [ दिव्‌--अच्‌ | दिव्य, स्वर्गीय 
+भग ० ९।११, मन० १२।११७,--वः . देव, देवता 
>-एको देव: केशवों वा शिवों वा--भर्तँ० ३।१२० 

2. वर्षा का देवता, इन्द्र का विशेषण --यथा 'द्वादश 
वर्षाणि देवों न व॒वर्ष में 3. दिव्य पुरुष, ब्राह्मण 

4. राजा, शासक, जसाकि “मनष्यदेव' में 5. ब्राह्मणों 

के नामों के साथ लगने वाली उपाधि--जसा कि 
गोविन्द देव, पुरुषोत्तमदेव' में 6. (नाटकों में) राजा 

को संबोधित करने के लिए सम्मान सूचक उपाधि 
--तंतश्च देव--वेणी ० ४, यथाज्ञापयति देव: आदि 
7. (समासान्त में) अपने देवता के रूप में--यथा 
मात", पित । सम०--अंज्ञ: भगवान का अंशावतार 
--अगारः,--रम मन्दिर,--अंगना स्वर्गीय देवी, अप्सरा 
--अधिदेवः . उच्चतम देवता 2. शिव 

का विशेषण,-अधिपः इन्द्र का विशेषण,-अंधस (नपं०]) 
--अन्नम . देवताओं का आहार, दिव्य भोजन 
अमृत 2. वह भोजन जो पहले भगवान की मति के 
आग प्रस्तुत किया गया ह--दे० मन ० ५।७ तथा इस 
पर कुल्ल० भाष्य,--अभोष्ट (वि०) 4. देवताओं को 
प्रिय 2, देवता पर चढ़ाया हुआ, (-्टा) तांबूली 
पान-सुपारी,--अरुण्पयम्‌ बाग--रघ्‌ ० १०।८०,---अरि 
राक्षस,--अचनम, --> ना देवपूजा,---अवसथः मन्दिर 
>“अशइ्वः उच्च:श्रवा का विशेषण, इन्द्र का घोड़ा, 
--आकोड़ः देवोद्यान, नन्दन वन,--आजीवः,---आजो 
बिन्‌ (पूं०) !. भगवान्‌ की मति का सेवक 2. एक 
नीचकोटि का ब्राह्मण जो मूर्ति की सेवा द्वारा, तथा 
मतिपरआय हुए चढ़ावे से अपना जीवन-निर्वाह 
करता हँ,--आत्मन्‌ (पुं०) गूलर का वृक्ष-,आयतनम्‌ 
मन्दिर--मन ० ४ै।४६,--आयुधम ॥व. दिव्य हथियार 
2. इन्द्रधनूष,---आलयः: . स्व 2. मन्दिर,---आवास 
. स्वर्ग 2. अश्वत्थवृक्ष 3. मन्दिर 4 सुमेरु पहाड़ 
-““आहारः अमृतापीयूष,--इज्‌ (वि०) (कतु० ए० 
व० देवेट -- ड) देवताओं की पूजा करने वाला,-- इज्य 


( '७छरे ) 


देवगरु बहस्पति का विशेषण,---इ नद्व:,--ईश:ः . इन्द्र 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण,---उद्यानम . दिव्य 
बाग 2. नन्दन वन 3. मन्दिर का निकटवर्ती बाग 
-“ऋषिः (देवषि:) . सन्त जिसन देवत्व प्राप्त कर 
लिया है, दिव्य ऋषि, यथा, अत्रि, भ गृ, पुलस्त्य, अंगि- 
रस आदि--एवं वादिनि देवषो ---कु ० ६।८४ (अर्थात्‌ 
अंगिरस्‌ ) 2. नारद का विशेषण-भग० १०१३, २६, 
-“औकस्‌ (नपुं०) सुमेरु पवेत,--कन्या स्वर्गीय देवी 
अप्सरा,--कमंन्‌ (नपुं०) - कार्यमम . धार्मिक क्रृत्य 
या संस्कार 2. देवों की पूजा,--काष्ठम देवदारु का 
वृक्ष,--कुण्डम्‌ प्राकृतिक झरना,--कुलूम . मन्दिर 
2. देवों का सम्‌ ह,--कुल्या स्वर्गीय गंगा,-कुसुसम्‌ लौंग 
“-खातम्‌,--खातकम्‌ . पवतों में बनी एक प्राकृतिक 
गफा 2. एक प्राकृतिक तालाब या जलाशय --मन ० 
४॥२०३ 3. मन्दिर का निकटवर्ती तालाब, वबिलूम एक 


गुफ़ा, कल्दरा,--गणः देवों को एक श्रेणी,-- गणिका 
अप्सरा, --गर्जनम्‌ बादल की गड़गड़ाहट,---गायनः स्व- 
गीय गायक, गन्धवे,--गिरिः एक पहाड़ का नाम-मेघ ० 
४२,- गुरु: . (देवों के पिता) कश्यप का विशेषण 
(देवों के गुरु) बृहस्पति का विशेषण,--गुही सर- 
स्वती या उसके किनारे पर स्थित स्थान का विशेषण 
-गहम्‌ 4. मन्दिर 2. राज-प्रासाद,--चर्या देवों की 
पूजा या सेवा,--चिकित्सको (द्वि० व०) देवों के वैद्य 
अश्विनीकुमार,-- छन्‍्द: १०० लड़ की मोतियों की 
माला,-तरु: . गूलर का वक्ष 2. स्वर्गीय वक्षों (मंदार 
पारिजात, संतान कल्प और हरिचंदन ) में से एक 
“ताड़ः 4. आग 2. राहु का विशेषण,-दत्तः . अर्जुन 
के शंख 'का नाम--भग० १।१५ 2. कोई व्यक्ति 
(अनिश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त) 
दवदत्त: पचति, पीनो देवदत्त: दिवा न भंक्ते--आदि 
-“दारु (पृं०, नपुं०) दवदारु की जाति का पेड़---कु० 
१।५४, रघृु० २।३६,--दासः मन्दिर का सेवक (-सी) 
. मन्दिर या देवों की सेविका 2. वेश्या (जिसे मन्दिर 
मे नाचने के लिए लगाया गया हो ),--दीपः आँख, 
>“दृतः दिव्य संदेशवाहक, दंवदृत,--दुंदुभिः . दिव्य 
ढोल 2. लाल फूलों वाला तुलसी का पौधा,--देव 
. ब्रह्मा का विशेषण 2. शिव-कु० १।५२ 3. विष्ण 
>-द्रीणी देवमति का जलस,--धम्मं: धामिक कतेव्य या 
पद,--नदी . गंगा 2. कोई भी पावन नदी--मन्‌ ० 
२।१७, -नन्दिन्‌ (पृ०) इन्द्र के द्वारपाल का नाम 
--नागरी एक लिपि का नाम जिसमें प्रायः संस्कृत 
भाषा लिखी जाती हं,--निकायः देवावास, स्वर्ग, 
-+निन्दकः देवताओं की निन्दा करने वाला, नास्तिक, 
--निर्मित (वि०) देवता द्वारा रचित, प्राकृतिक, 
-“पतिः इन्द्र का विशेषण,--पथः . स्वर्गीय मार्म 


६० 


१ "बन. .क..बब--तो---ञ"ेञध])े सात न लमाा.2.... हा..--. 2०. थ० «मूह ॥आ....क..क......-> >>. ५े। रस सा रा... 


2, इन्द्र का विशेषण,---मणि 


आकाश, अन्तरिक्ष 2. छायापथ,--पश्चः देवता के नाम 
पर स्वच्छंद छोड़ा हुआ पशु,-पुर,--पुरी (स्त्री ०) अम- 
रावती का विशेषण, इन्द्र को नगरी,-- पुज्यः बृहस्पति 
का विशेषण, --प्रतिकृतिः (स्त्री ० ) ---प्रतिभा देवम्‌रति 
दंवता की प्रतिमा,--प्रश्नः ग्रहादिसंबंधी जिज्ञासा 

विष्य सम्बन्धी प्रश्न, भविष्य की बार्तें बतलाना 
-प्रियः देवों को प्रिय, शिव का विशेषण (वदेवानांप्रियः ) 
एक अनियमित समास, इसका अथे ह . बकरा 2. मढ़ 
(पशु की भांति जड--जंसाकि तैेष्प्यतात्पयंज्ञा देवानां 
जया: काव्य० ),-- बलिः देवताओं को दी जाने वाली 
आहुति,--ब्रह्मन्‌ (पृं०) नारद का विशेषण,--ब्राह्मण 
. वह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मन्दिर से प्राप्त आय 
से कर लेता हू, 2. आदरणीय ब्राह्मण,--भवनम 
. स्वगे 2. प्रन्दिर 3, गलर का वक्ष,--भपम्तिः (स्त्री ०) 
स्वगं,-- भूतिः (स्त्री०) गंगा का विशेषण,--भूयम्‌ 
दवत्व, दिव्यप्रकृति,-भत॒ (पृं०) . विष्ण का विशेषण 
!. विष्ण की मणि 
कौस्तुभ 2. सूय,--मातृ॒क (वि०) वृष्टि के देवता तथा 
बादल ही जिसकी प्रतिपालिका माता हो, जिसे केवल 
वर्षा का जल ही लम्य हो, जो सिंचाई को छोड़कर 
केवल वर्षा के जल पर ही निभर हो, (बह देश) जो और 


प्रकार की जलव्यवस्था से वंचित हो-देशो नद्यम्बवृष्टय- 
म्बसंपन्नव्रीहिपालित:, स्यान्नदीमात॒को देवमातु॒कदच 
यथाक्रमम्‌ू-अमर०, तु०--वितन्वति क्षममदेवमात॒का 
(अर्थात्‌ नदीमातृका:) चिराय तस्मिन्‌ कुरवइ्चकासते 
-““कि० १।१७,--मानकः विष्णु की मणि जिसे कौस्तुभ 
कहते हे,--मनिः दिव्य ऋषि,--पजनम यज्ञभमि, यज्ञ- 
स्थली--देवयजनसंभवे सीते-उत्तर ० ४,--यजिः (वि०) 
देवताओं के आहति देने वाला,--यज्ञः वह हवन जिसमें 
वरिष्ठ देवताओं के निर्मित्त अग्नि में आहुृति दी जाती 

(गृहस्थों के पाँच नेत्यिक यज्ञों में से एक--मन्‌ ० 
२।८१, ८५--दे० पंचयज्ञ ),--यात्रा किसी देवप्रतिमा 
का जलस, या सवारी निकालने का उत्सव,--यानम, 
-“रथः दिव्यरथ--.,यगम्‌ चार यगों में से एक, कृत- 
युग, सतथयुग,--योनिः अतिमानव प्राणी, उपदेय 


2. दिव्य उत्पत्ति वाला,--योषा अप्सरा--रहस्यम्‌ देवी 
रज या रहस्य--राज,--राजः इन्द्र का विशेषण,-लता 
नवमल्ि लका लता, नेवारी-लिड्भ्म देवता की मति या 
प्रतिमा,---लोकः स्वर्गलोक, दिव्य-लोक मन ० ४।१८२, 
--वकक्‍षत्रम आग का विशेषण,--वत्मंन (नपुं०) आकाश 
--वर्धकि,--शिल्पिन्‌ (पृ०) विश्वकर्मा, देवताओं का 
शिल्पी--वाणी दिव्य वाणी, आकाशवाणी,--वाहन 
अग्नि का विशेषण,---ब्रतम धामिक अनुष्ठान, धारमिक 
त्रत (त:) 7. भीष्म का विशेषण 2. कातिकेय का 
विशेषण,---शत्रुः राक्षस,-शुनी देवों की कुतिया सरमा 


( ४७४ ) 


का विशेषण,--शेषम्‌ देवनिमित्त किये गये यज्ञ का 
बचा हुआ अंश,-श्रुतः 4. विष्ण का विशेषण 2. नारद 
का विशेषण 3, पावन शास्त्र 4 देव,--सभा ॥, देव- 
ताओं की सभा, सुधर्मा 2. जुए का घर,--सम्य 
4, जुआरी 2. जएघरों में प्रायः जाने वाला 3. देव- 
सेवक,->सायज्यम्‌ किसी देवता से मिलकर एक हो 
जाता, देवसंयोजन, देवत्वप्राप्ति,---सेना ॥. देवों की 
सेना 2. स्कन्द की पत्नी,-स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌- 
रघ ० ७॥१ (मल्लि ०--देवसेना --स्कन्दपत्नी ->-संभवत: 
यहाँ देवों की सेना का ही मत्ते रूप में वणन हैं) 'पतिः 
कारतिकेय का विशेषण,--स्वम देवों की संपत्ति, (ध्म- 
कार्यों के निमित्त) दंवापित संपत्ति--यद्धनें यज्ञशीलार्ना 
देवस्वंत द्विदुर्बुधा:---मनु० ११॥२०, २६८-हविस्‌ 
(नपुं ०) बलिपश । 

देवको [देवक--डीष | देवकको एक पुत्री, वसुदेव की पत्नी, 
कृष्ण की माता । सम ० --नन्‍्दन (१०) 
>सुनुः श्रीकृष्ण के विशेषण । 

देवट: [दिव-|-अटन | कारीगर, दस्तकार । 

देवता |[देव--तल--टाप्‌ | . दिव्य प्रतिष्ठा या शक्ति, 
देवत्व 2. देव, सुर--कु० १।१ ३. देव की प्रतिमा 
4. मृति 5. ज्ञान इन्द्रिय । सम०--अग्रारः,--रम 
--आगार:, -गहेस्‌ मन्दिर,--अधिपः इन्द्र का 
विशेषण ,-अभ्यचेनम्‌ देव पूजन,--आयतनम्‌,--आलय:, 
--वेइसन (नपुं०) मन्दिर देवालय,--प्रतिमा देवमरति 
प्रतिमा--स्तानम्‌ देवमाते का स्तान । 

देवद्रयंच (वि०) [देवम अंचति पूजयति--देव--अंच 
+ क्विन्‌ अद्वि आदेश:] देवोपासक । 

देवन (पुं०) [धिव--अनि| पति का छोटा भाई, देवर । 

देवन: | दिव--ल्पयूट | पासा,--नम्त . सीन्दये, दीप्ति 
कान्ति 2. जूआ खेलना, पासे का खेल 3. खेल, क्रीड़ा, 
विनोद 4 प्रमोद-स्थल, प्रमोद-वाटिका 5. कमल 
6. स्पर्धा, आगे बढ़ जाने की इच्छा 7. मामला, ब्यव- 
साय 8. प्रशंसा, -ना जूआ खेलना, पासे का खेल । 


देवयानी (स्त्रीं०) असुरगुरु श॒क्राचाय की पुत्री [एक बार 
देवयानी अपने पिता के शिष्य कच पर मोहित्त हो गई 
परन्तु कच ने उसके प्रेम की ठकरा दिया | देवयाती 
ने उसे शाप दे दिया, बदले में कच ने भी देवयानी 
को शाप दिया कि वह एक क्षत्रिय की पत्नी बनेगी । 
दे० 'कच' । एक बार देवयानी दत्यों के राजा वषपर्वा 
की पुत्री अपनी सखी शमिष्ठा के साथ स्नान करन 
गई, अपने वस्त्र उतार कर तट पर रख दिया । हवा 
से उनके वस्त्र बदल गय, जब उन्होंने बदले हुए वस्त्र 
पहने तो दोनों आपस में झगड़ने लगीं, यहाँ तक कि 
क्रोध में आकर शमिष्ठा ने देवयानी के मह पर तमाचा 
मारा और उसे एक कए मे फेंक दिया ! सौभाग्य से 


ययाति ने उसे कुएँ से निकाल कर उसके प्राणों की 
रक्षा की। उसके परचात्‌ देवयानी के पिता की 
स्वीकृति से ययाति का देवयानी के साथ विवाह ही 
गया, और शर्भिष्ठा को देवयानी के प्रति अपने दुव्यव- 
हार के कारण उसकी दासी. बनना पडा । देवयानी ने 
ययाति के साथ कई वर्ष सुखप्‌वंक बिताये, यदुं और 
तुवंसु नामक उसके दो पुत्र हुणए। उसके परचात्‌ 
ययाति शभमिष्ठा पर आसकक्‍्त हो गया । इस बाते से 
दुःखी होकर देवयानी ने अपने पति को छोड़ दिया 
तथा अपने पिता के घर चली आईं। शक्राचाय ने 
अपनी पुत्री के कहने पर ययाति को बढ़ापे की अशक्तता 
का शाप दिया। दे० 'ययाति ) । 


देवर:, देव (पुं०) [देव--अर, दिव--ऋ | पति का भाई 
(चाहे छीटा ही या बड़ा)-मनु० -३॥५५, ९५९, 
याज्ञ ० १।६८ । 

देवलः: [देव--ला-+-क | देवम्‌ृति का सेवक, एक नीच कोटि 
का ब्राह्मण जिसका अपना निर्वाह देव-प्रतिमा पर 
प्राप्त चढ़ावे के ऊपर निर्भर है । 

देवसात (अव्य० ) [देव-+-साति| देकताओं की प्रक्ृति के 
समान, भू बदल कर देवता बनना । 

देविक (वि०) ([स्त्री० - की), देविल (वि०) [देव--ठन्‌ 
दिव-/इलचू | . दिव्य, देवगुणों से'यक्त 2. देव से 
ध्राप्त । 

देवी [दिव-|-अच्‌ --डीप्‌ | . देवता, देवी 2. दर्गा 3. सर- 
स्वती 4. रानी--विशेषत: राज्याभिषिक्त रानी, (अग्र- 
महिषी--जिसने राज्याभिषेक के अवसर पर पति के 
साथ सब राज-संस्कारों में पत्नी के नाते भाग लिया 
हो ) --प्रेष्यभावेन नामेय॑ देवी शब्दक्ष मा सती, स्नानी- 
यवस्त्रक्रियया पत्त्रो्ण वोपयज्यते--मालवि० ५१२ 
देवीभाव॑ गमिता परिवारपदं कथ्थं भजत्येषा-काव्य ० 
१० 5. सम्मानसूचक उपाधि जो सर्वश्रेष्ठ महिलाओं 
के साथ प्रयकक्‍त होती ह । 


[दिश-|-अच | . स्थान, जगह-देश: कोन जलावसेक- 
शिथिल:ः--मृच्छ ० ३।१२ इसी श्रकार सस्कन्धदेशे 
>-श० ११९, द्वारदेश, कण्ठदेश आदि 2. प्रदेश, 
मल्क, प्रान्त--यं देश श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापा- 

जितम्‌--हि० ११७१ 3. विभाग, भाग, पक्ष, अंश 
(किसी (पूर्ण के) जंसा कि एक देश, एकदेशीय 
4. संस्था, अध्यादेश । सम०--अतिथि: (पुं०) विदेशी, 
- अन्तरभ दूसरा देश, विदेशी भाग--मन्‌ ० ५।७८, 
--अन्तरिन्‌ (पुं०) विदेशी,--आचारः, -धर्म:ः स्थानीय 
कानून या प्रथा, किसी देश के रीति-रिवाज--मनु ० 
१।१८८,--कालज्ञ (वि०)) उपयक्त स्थान और समय 
को जानने वाला--ज,--जात (वि०) [. स्वदेशीय, 
स्वदेशीत्पन्न 2. ठीक देश में उत्पन्न 3. असली, खरा, 


देदा: 


बागाक.. 


( ४७५ ) 


निर्मेलवंशो ड्रव,--भाषा किसी देश की बोली,--रूपम 
औचित्य, उपयुक्तता- ब्यवहारः स्थानीय, प्रचलन 
देशविदेश की प्रथा । 

देशकः [दिश--ण्वल | 7. शासक, राज्यपाल 2. शिक्षक, गरु 
3. पथ-प्रदशेक । 

देशना [दिश--णिच--यच-+-टाप | निर्देशन, अनदेश । 

देशिक (वि०) [देश--ठन्‌ | स्थानीय, किसी विशेष स्थान 
से सम्बन्ध रखने वाला, देशी --कः 3. आध्यात्मिक 
गरु: 2. यात्री 3. पथ-दर्शक 4. स्थानों से परिचित । 


देशिती [दिश्‌--णिर्नि-+-छीप | तर्जनी, अंगठे के पास वाली 
अंगलो 


देशो [देश-/छीप] किसी देशविशेष की बोली, प्राकृत का 


एक भंद--दे ० काव्या ० १।३३ । 


देशीय (वि०) [देश-छ |] . किसी प्रान्त से सम्बन्ध रखने 
वाला, प्रान्तीय 2. स्वदेशीय, स्थानीय 3. किसी देश 
का निवासी (समासान्‍न्त में) जेसा कि मग्रधदेशीय 
तहंशीय, वंगदेशीय आदि में 4. अदूर, लगभग, सीमानन्‍्त- 
वर्ती (शब्दों के अन्त में प्रत्यय की भाँति प्रयकक्‍त) 
-“अष्टादशवष देशीयां कन्यां ददर्श-का० १३१, लगभग 
१८ वर्ष को लड़की (जिसकी आयुसीमा १८ हो) 
” रघु० १८।३९, इसी प्रकार 'परदेशोय' आदि । 


देशय (वि०) [दिश्‌--ण्यत्‌ ] !. जिसकी ओर संकेत करना 


ही, या जिसे प्रमाणित करना हो 2. स्थानीय, प्रान्तीय 
3. देशी, स्वदेशी 4. असली, खरा, निर्मल वंशो-द्धव 
5. अदूर, लगभग-दे० ऊपर 'देशीय',--इयः . चदम- 
दीद गवाह,--अभियोक्‍ता दिशेहेश्यम्‌--मन्‌० ८।५२, 
५३२, किसी देशविशेष का निवासी,--द्यम प्रश्नोक्ति 
तरकोक्ति, प्वपक्ष । 


देहः--हम्‌ [दिह--घज्_] शरीर,--देहं दहन्ति दहना इव 
गन्धवाहा:---भामि ० १।१०४, दे० नी० समस्त शब्द | 
सम ०--अन्तरम्‌ अन्य (दूसरे का) शरीर, "प्राप्ति 
(स्त्री०) दूसरा जन्म लेना,--आत्मवादः भौतिकता, 
चार्वाकों के सिद्धान्त,-आवरणम्‌ कवच, पोशाक,-ईदवरः 
आत्मा, जीव,--उद्धुव,---डद्भूत (वि०) शरीरज 
सहज, जन्मजात--कत्‌ (पृ०) . सर्य 2. परमात्मा 
3. पिता,--कोषः 4. शरीर का आवरण 2. पर, बाज 
3. त्वचा, चमड़ा, -- क्षयः . शरीर का ह्वास 2. रोग 
बीमारी,---गत (वि० ) शरीर में प्राप्त, मत्तरूप,---ज 
पुत्र॒,--जा पुत्री,--त्यागः . मत्य 2. इच्छामत्य, शरीर 
को छोड़ना,--तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहन॒कन्यासरय्वो- 
दहत्यागातू---रघ्‌ ० ८4।९५,---दः पारा,--दोपः आँख 
“धर्म: शरीर के अंगों की क्रिया,--दाहकम्‌ हड्डी 
““पारणम्‌, जीना, जीवन,--धथिः बाज, कक्ष 
(पुं०) वायु, हवा,-बद्ध (वि०) मत्तं, सशरीर-रघ ० 
११।३५,--भाज्‌ (पुं०) शरीरधारी, जीवधारी, विशे- 


षत: मनुष्य,--भूज (पूं०) . जीव, आत्मा 2. सूर्य, 
“-सैत्‌ (पूं०) जीवधारी, मनृष्य--धिगिमां देहभता- 
मसारताम--रघ्‌ ०७ <«।|५१, भग७० ८)४, १४।१५१४ 
2. शिव का विशेषण 3. जीवन, जीवनशक्ति,--यात्रा 
. मरण, मत्य 2. पोषक पदार्थ, आहार,--लक्षणम 
मस्सा, त्वचा के ऊपर काला तिलू,--बायः पाँच जीवन- 
वाय म॑ से एक, प्राणवाय,--सारः मज्जा,--स्वभाव 
शरीर का स्वभाव या गण । 

देहंभर (वि०) [देह--भ--खच, मम्‌ | पेट, उदरंभरि । 

देहवत [ देह-मतुप | शरी रधारी, (पं ०) 4. मनष्य 2. जीव । 

देहला [देह-- ला-|--क | मदिरा, शराब । 

देहलिः,--लो (स्त्री०) [देह+ला-+कि, देहलि--डीष] 
दरवाजे की चौखट में नीचे वाली लकड़ी जिसे लांघ 
कर घर मे घसते निकलते हँ,--विन्यस्वन्ती भवि 
गणनया देहलीदत्तपृष्प:--मेघ० ८७, म॒च्छ० १।९ । 
सम ०-दीपः देहलीपर रक्‍खा हुआ दीपक, “न्याय, दे० 

याय के अन्तगंत । 

देहिन (वि०) (स्त्री०--नी) [देह-इनि|] शरीरधारी 
शरीरी (पृं०) !. जीवधारी प्राणी--विशेषतः मनष्य 
-:त्वदधीनं खल देहिनां सुखम--कु० ४॥१०, शि० 
२।॥४६ भग० २॥१३, १७॥२, मन० १।३० ५४१ 
2. आत्मा, जीव (शरीर में प्रतिष्ठापित)-तथा शरी- 
राणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
“भंग० २।२२, १३, ५।१४,-- नी पृथ्वी । 

द॑ (म्वा०-- पर० दायति, दात) १. पवित्र करना, शद्ध 
करना 2. पवित्र होना, 3. रक्षा करना, अव--, . धवल 
करना, उज्ज्वल करना 2. पवित्र करना । 

दतेयः [दिति--ढक्‌ | दिति का पुत्र, राक्षस, देत्य, । सम० 
“ईज्यः,--गुरु,--पुरोधस्‌ (पुं०)--पृज्यः असुरों के 
गरु श॒क्राचाय के विशेषण,-- निषदनः विष्ण का विश्ये- 
षण,--मात्‌ (स्त्री०) दिति देत्यों की माता,--मेदजा 
पृथ्वी । 

देत्यः |दिति+ण्य| दे० 'दंतेय/ । सम०--अरिः 4. देवता 
2. विष्ण का विशेषण,--देवः 4. विण्ण का विशेषण 
2. वाय,--पतिः हिरण्यकशिपु का विशेषण । 

देत्या [दत्य-|- टाप] !. औषधि 2. मदिरा । 
(स्त्री-- नी ), देनंदिन (स्त्री०--नी ), देनिक (स्त्री० 
>-की ) (वि०) [दिन--अणू, दिन दिनं भव: दिन॑ं- 
दिन--अण, दिन-+ठञ ] आह्िक, प्रति दिन का, 
“>भामि० १।१०३ । 

देनम,--न्यम [दीन--अण, ष्यव्य वा) . गरीबी, दरिद्वा- 
वस्था, दयनीय अवस्था, दुर्दशा--दरिद्वाणां देन्यम्‌ 
-- गंगा ० २, इन्दोर्देन्यं त्दनसरणक्लिष्टकान्ते विभर्ति 
>-मेघ० ७४ 2. कष्टं, खंद, विषाद, शोक, उत्साह- 
हीनता 3. दबलता 4. कमीनापन । 


( ४७६ ) 


दनिको [दनिक--डीप ] प्रतिदिन की मज़दूरी, दिनभर की 
उजरत, ध्याड़ी । 

दर्घभ,--घ्यंम [दीघे-|-अण्‌, ष्यज्त वा] लम्बाई, लम्बापन। 

देव (वि०) (स्त्री--वी) [ देव-+अण | देवों से सम्बन्ध 
रखने वाला, दिव्य, स्वर्गीय---संस्क्ृतं नाम देवी वाग- 
न्वाख्याता महषिभि:--काव्या ० १३३, रघृ० १६० 
याज्ञ ० २२३५, भग० ४२५, ९११३२, १६।३, मनु० 
३।७५ 2. राजकीय,--वः (अर्थात्‌ विवाह:) आठ 
प्रकार के विवाहों में से एक, (इसमें कन्या यज्ञ कराने 
वाले ऋत्विज को ही दे दी जाती हूँ )-यज्ञस्य ऋत्विजें 
दव:--याज्ञ ० १।॥५९, (विवाह के आठ प्रकारों के 
लिए दे० “उद्घाह या मनु० ३३२१),--वर्म्‌ . भाग्य, 
मियति, भवितव्यता, क्रिस्मत--<देवम विद्वांस: प्रमाणयति 
-मद्रा ० ३, बिना पुरुषकारेण दंवमत्र न सिध्यति 


“भगवान्‌ उन्हीं की सहायता करते हूँ जो अपनी 


सहायता आप करते हँ,--दवं निहत्य कुर पौरुषमा त्म- 
शक्‍्त्या-पंच ० १।३६१, दवात !. संयोग से, भाग्ययश 
अकस्मात 2. देव, देवता 3. धामिक संस्कार, देवों को 
आहुति । सम०--अत्ययः देवी उत्पात, आकस्मिक 
अनर्थ,---अधीन,---आयत्त (वि०) भाग्य पर निभर 
-देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौर्षम,-वेणी ० ३३३, 
--अहोरात्र: देवताओं का एक दिन अर्थात्‌ मनष्यों 
का एक वर्ष,---उपहत (वि०) दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 
--मद्रा ० ६॥८,--कर्म न्‌ (नपं ० ) देवताओं को आहुति 
देना,---को विद, -- - चिन्तक:,--ज्ञ: ज्योतिषी, भविष्य- 
वक्‍ता, याज्ञ ० १।३१३, काम ० ९।२५,-गति: (स्त्री०) 
भाग्य का फेर,--मकताजालं चिरपरिचितं त्याजितो 
देवगत्या--मेघ० ९६५--तन्त्र (वि०) भाग्य प॑र 
आश्वित,--दीप: आँख,--दुविपाक: भाग्य की निष्ठरता 
भाग्य का बुरा फर या प्रतिकूलता--उत्तर ० १।४० 
--दोषः भाग्य की कठोरता,--पर (वि०) . भाग्य 
पर भरोसा करने वाला, भाग्यवादी 2. भाग्य में छिखा 
हुआ, प्रारब्ध--प्रइन: भविष्यकथन, ज्योतिष,--युगम्‌ 
देवों का एक यूग (१२००० दंँववर्षों का एक युग 
माना जाता है, इस विषय मे दे० मन ० १।७१ पर 
कुल्लू ० ),-योग: संयोग, इत्तिफ़ाक भाग्य, मौका 
--देवयोगेन देवयोगात्‌ भाग्य से, अकस्मात,--लेखक 
भविष्यवक्ता, ज्योतिषी,--वश्चः,---शम्॒ नियति का 
बल, भाग्य की अधीनता,--वाणी 4. आकाशवाणी 
2. संस्क्ृत भाषा--तु ० काव्या० १३३ ऊपर उद्धत 
>हीन (वि०) भाग्यहीन, क़रिस्मत का मारा 
अभागा । 

देवकः [ देव--कन्‌ | <वता । 

देवत (वि०) (स्त्री ०--तो) [ देंवता-+-अणू | दिव्य,-तम 


देव, देवता, दिव्यता--मुदं गां देवतं विप्र॑ घुतं मधु 


चतुष्पदं, प्रदक्षिणानि कुर्वीत---मनु ० ४॥३९, १५३, 
अमर ३ 2. दंवों का समह, देवताओं का पूरा समह 
3. दंवमृति (यह शब्द पूं० भी बतलाया जाता हैं परन्तु 
विरल प्रयोग है, मम्मट इस बात को शब्द का अप्रय- 
क्तत्व दोष बतलाते हँ--<ं ० “अप्रयकत ) । 

दवतस्‌ (अव्य०) [ देव--तस्‌ | संयोगवश, किस्मत से 
भाग्य से । 

देवत्य (वि०) | देवता--ष्यझा ] किसी देवता को संबो- 
धित, या मान्य-याज्ञ ० १९९, मनु ० २।१८९,४। १२४ | 

दवबलः,--लकः [दंव--ला+क, दंवल--अण्‌, दवरू +-कन | 
प्रेतपूजक, किसी दुष्ट आत्मा (भूत प्रेतादिक) 
उपासक । 

देवारिप: | देवारीन असुरान पाति आश्रयदानेन देवारिप: 
समुद्र, तत्र भव:--देवारिप अण | शंख । 

दवासुरम्‌ | देवासुरस्य वरम्‌--अण्‌ | देवताओं और राक्षसों 
के मध्य रहने वाली स्वाभाविक शझत्रता। 

दंविक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ देव-ठक्‌ | देवताओं से 
सम्बन्ध रखने वाला, दिव्य, मन० १।६५, ८।१०९, 
--कम अवश्यभावी घटना । 


दविन्‌ | ) [ देव-+-इनि ] ज्योतिषी । 

देव्य (वि०) (स्त्री ०--व्या,--व्यी ) [देव--यछा | दिव्य 
-- व्यस्‌ किस्मत, भाग्य 2. दिव्य शक्ति । 

देशिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ देश --ठऊा_ ] . स्थानीय, 
प्रांतीय 2. रष्ट्रीय, समस्त देश से सम्बन्ध रखने वाला 
3. स्थान सम्बन्धी 4. किसी स्थान से परिचित 
5. अध्यापन करने वाला संकेतक, निदेशक, दिखलाने 
वाला, - कः 4. अध्यापक, गरु 2. पथ दशक । 

देष्टिकफ (वि०) (स्त्री०--की) [दिष्ट--ठक |] भाग्य में 
लिखा हुआ, प्रारब्ध--कः भाग्यवादी । 

दहिक (वि०) (स्त्री०--की) [ देह-+उक ] शारीरिक, 
देहसम्बन्धी । 

दहा (धि०) [देहे भव:--ष्यव्य_ |] शारीरिक,--ह्यः आत्मा 
(शरीरगत ) । 

दो (दिवा० पर०-द्यति; दित--प्रेर ० दायरति, इच्छा० 
दित्सति ) 4. काठना, बांटना 2. फसल काटना, अनाज 
काटना, अबव--,काट डालना-न्‍यदन्यास्मन्यश्े स्रच्य- 
वयति--शत ० । 


दोग्ध (पंं०) दुद्ट+तच्‌ | 4. ग्वाल, दूध दोहने वाला 
दूधिया--मेरी स्थिते दोग्घरि दोहदलुँ--कु० १२ 
2. बछड़ा 3. चारण या 'भाट (वह भाड़े का कवि जो 
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कविता की रचना करता 
हैं) 4. जो स्वार्थवश कोई कार्य करता हैँ (अपने आप 
को लाभ पहुंचाने के लिए) । 

दोग्ध्रो | दोग्व /-डीप | . दुधारु गाय 2. दूध पिलाने वाली 
गाय | 


( ४७७ ) 


दोधः [ दृह +-अच, नि० | बछड़ा । 

दोरः [ ->डोर, नि० डस्य द: | रस्सी, रज्जु । 

दोलः [ दुल---घजञा | १. झूलना, डोलना, (घड़ी के लंगर 
की भांति इधर-उधर) हिलना 2. हिडोला, डोली 
3. फाल्गनपृणिमा के दिन होने वाला उत्सव जब कि 
बालकृष्ण की मतियों को हिडोले में झुलाया जाता हू । 


दोला, दोलिक | दोल-+-टापू, दोल-+-कन्‌+ टापू, इत्वम्‌ | 
१. डोली, पालकी 2. हिडोला, पालना (आलं० भी) 
--आसीत्स _ दोलाचलछूचित्तवत्ति:---रघ० १४।३४, 
९४६, १९।४४, संदेहदोलामारोप्यते--का० २०७, 
२४६ 3. झलना, घट-बढ़ होना 4. संदेह अनिश्चितता । 
सम ०--अधिरूढ,---आरूढ (वि०) (शा०) झूले पर 
सवार (आलं०) अनिश्चित, अस्थिर, चंचल--ुद्ध म्‌ 
सफलता की अनिश्चितता, वह यद्ध जिसमें हार-जीत 
का कुछ निश्चय न हो । 

दोलायते (ना० धा० आ०) १. झूलना, इधर-उधर डोलना, 
इधर-उधर हिलना, घटबढ़ होना, आगे-पीछे होना 
(आलं० भी ) 2. चंचल या बेचन होना । 

दीषः [ दुष-+- घजठ्य ] (क) त्रुटि, धब्बा, निन्‍दा, कमी 
लांछन, लचर दलील--पत्र॑ नेव यदा करीरविटपे दोषों 
वसन्तस्य किम--भर्ते ० २।९३, नात्र कुलपतिदषं ग्रही 
ध्यति--श ० ३, कुलपति इस बात को दोष नहीं मानंगे 
--सा पुनरुक्तदोषा-रघु० १४।९ (ख) भूल (अशृद्धि, 
गलती 2. जुम, पाप, कसूर अपराध--जायामदीषा मृत 
संत्यजामि--रघ० १४३४, मन॒० ८२४५, याज्ञ० 
३।७९ 3, अनिष्टकारी गण, ब राई. क्षतिकारक प्रकृति 
या गण--जसा कि आहार दोष' में 4. हानि, औऑनिष्ट 
भय, क्षति--बहुदोषा हि शवरी--मृच्छ ० १।५८, को 
दोष:--( इस में क्या, हानि है) 5. बरा फल, अनिष्ट- 
कारी फल, बाघक प्रभाव,--तत्किमयमातपदोषः स्यात्‌ 
--श० ३, अदाता वंशदोबेण कमंदोषाद दरिद्रता 
>-चाण ० ४८, मन॒० १०१४ 6. विक्ृत व्याधि, रोग 
7. शरीर के तीनों दोषों का कुपित होना, त्रिदोषकोप 
8. (न्या० में) परिभाषा का दोष (अव्याप्ति, अति- 
व्याप्ति और असंभव) 9. (अलं० में) रचना का एक 
दोष (पददोष, पदांशदोष, वाक्यदोष, रसदोष, और 
अथंदोष जिनका वर्णन काव्ग्प्रकाश के सातवें उल्लास 
में किया गया हूँ) 40. बछड़ा १4. निराकरण | सम० 
--आरोपः दोष लगाना, इलजाम लगाना,---एकदश्ञ 
(वि० ) दोष ढूंढने वाला, दोषदर्शी छिद्रान्वेषी,---कर, 
--कुत (वि०) बुराई करने वाला, अनिष्टकर,- ग्रस्त 
(वि०) 7., सिद्धदोष, अपराधी 2. दोषप्ण, त्रटिपर्ण, 
--ग्राहिन (वि०) 7. विह्वपी, दुर्भावनापूर्ण 2. छिद्रा- 
न्वेषी,---ज्ञ (वि०) दोषों का ज्ञाता (ज्ञ:) १. बृद्धिमान 
या विद्वान्‌ पुरुष--रघु० १।९३ 2. वद्य,-त्रयम शरीर 


| दीषिन ( वि० | 


के तीन दोष (अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ),-दृष्ठटि 
(वि० ) दोषदर्शी,---प्रसड्भ: कलंक लगाना, बदनामी 
निन्‍्दा,--भाज (वि०) दोषी, अपराधी, सदोष । 

दीषणम्‌ [ दुष-+णिच्‌ -+ल्यूट ] इलजाम छरूगाता, दोष 
मढ़ना । 

दोषन (पुं०, नपुं०)) (इस शब्द के सर्वनामस्थान (१हले 
पाँच वचन, में रूप नहीं होते) भुजा, बाजू । 

दोषल (वि०) [ दोष---लच | दोषी, सदोष, भ्रष्ट । 

दीषस्‌ (स्त्री०) | दष --असुन | रात (नपुं०) अंबरा | 

दोषा (अव्य०) [दुष्यते अन्धकारेण--दुष्‌ +-घज्य +टाप्‌] 
रात को,--दोषा5पि ननमहिमांशरसो किलेति--शि ० 
४।४६. ६२, (स्त्री०) . भजा 2. रात्रि का अंधरा 
रात--धमंकारूदिवस इव क्षपितदोष:--का० ३७ 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'दीष या पाप भी हु)। सम० 
--आस्यः,--तिलकः दीपक, लम्प,--करः चाँद । 

दोषातन (वि०) (स्त्री०--नी ) [ दोषा+ट्च, तुद । रात 
को होने वाला, रात्रि विषयक--रघ ० १३॥७६ । 

दोषिक (थि०) (स्त्री०--को) [ दोष-|-ठन्‌ ] दोषी, 
ब्रा, सदोष,--कः रुग्णता, रोग । 

(स्त्री०--णी ) [ दुष-- णिनि ] !. अप- 
वित्र, दूषित, कल॒ुषित 2. अपराधी, सदोष, मुजरिम, 
दुष्ट, ब्रा । 

दोस्‌ (पुं०, नपु ०) [ दम्यते अनेन दम्‌-+डोसि ] (कर्म० 
द्वि० व० के परचात इस शब्द को विकल्‍प से 'दोषन 
आदेश हो जाता है) !. अश्रभजा, भजा--तमपाद्रव- 
दुद्यम्य दक्षिणं दोनिशाचर:--रघ ० १५।॥२३, हेमपात्र- 
गत॑ दोर्म्यामादधानं पयश्चरु--१०।५१, कु० ३।७६ 
2. चाप का वह भाग जो त्रिज्या का निर्माण करता 
है। सम०--गडु (वि०) (दोर्गडु) टढ़ी भजाओं 
वाला, -- ग्रह (दोग्रह) (वि०) सबल, शक्तिशाली, 
(ह:) भुजा में रहने वाली पीड़ा,--ज्या (दोर्ज्या) 
आधार की लूंबरेखा, --दण्ड: (दोदंण्ड:) डंड जैसी 
भजा, मजबत भजा-महावोी ० ७।/८, भाभि० १।१२८, 
-सलम (दोमलम्‌) कांख, बगल,--युद्धम (दो 
यद्वम) दइन्द्रयद्ध, कुशती--महावी ० ५।३७,--शालिन 
(वि०) (दो.शालिन ) प्रबल भुजाओं वाला, रणोत्सुक, 
वीर,---वेणी० ३।३२,--शिखरम्‌ (दो: शिखरम्‌ ) 
कंधा, -- सहर्नभत (दो:सहस्रभूत) (प्‌ृ:) 4. बाणा- 
सुर का विशेषण 2. सहस्रार्जत का विशेषण,--स्थ: 
(दोस्थ:) !. सेवक 2. सेवा 3. खिलाड़ी 4. खेल, 
क्रोडा । 


दोह: | दुह्‌ +घञा | १. दोहना--आइचर्यो गवां दोहो5- 
गोपेन--पसिद्धा ०, कु० १/२, रघ० २।॥२२, १७१९ 
2. दूध 3. दूध को बाह्टी । सम०---अपनयः:,---जम 
द्घ । 


( ४७८ ) 


दोहदः, --द््‌ [ दोहमाकर्ष ददाति--दा--क ] गर्भवती 
स्‍त्री की प्रबल रुचि --प्रजावती दोहदशंसिनी ते--रघु ० 
१४।४५, उपेत्य का दोहददुःखशीलतां यदेव वन्रे तद- 
पश्यदाहृतम---३।६, ७. 2. गर्भावस्‍था 3. कलो 
आने के समय पौधों की इच्छा (उदाहरणतः अशोक 
चाहता है कि तरुणियाँ उसे ठोकर मारें, बकुल 
चाहता हैं कि उसके ऊपर मदिरा के कुल्ले किये जायें) 
-महीरुहा दोहदसेकशक्तेराकालिक॑ कोरकमुद्गिरन्ति- 
ने० २।२१, रघु० ८।६२, मेघ० ७८, दे० प्रियंगु 
4. उत्कट अभिलाष-प्रवतितमहांसम रदोहदा: नरपतय: 
-वेणी० ४ 5. सामान्यतः कामना, इच्छा। सम० 
लक्षणम्‌ . भ्रूण, गर्भ (दौहू दलक्षण) 2. जीवन 
की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश । 

दोहदवबतों [ दोहदत-मतुप-- डप्‌ , वत्वम्‌ | गर्भवती स्त्री 
जिसे किसी वस्तु को इच्छा हो । 

दोहन '(वि०) [दुह +ल्‍ल्युट] 4. दोहने वाला 2. अभीष्ट 
पदार्थों को देनेवाला, --नम्‌ 4. दोहना2. दूध को 
बाल्टी,--नीं दूध की बाल्टी । 

. दोहलः [ दोह--ला-+-क ] दे० दोहद, वृथा वहसि दोह- 
लम्‌ (अने० पा०) ललित॒कामिसाधारणम्‌ू--मालवि० 
३।१६५। 

दोहली [ दोहल--डीष्‌ ] अशोकवृक्ष । 

दोह्य (वि०) [ दुह +ष्यत्‌ ] दुहने योग्य, दुहे जाने 
योग्य,---ह्ाम दूध ।! 

दौ: शील्यम [ दुःशील-|-ष्यझा ] बुरा स्वभाव, दुष्टता, 

दुर्भावना । 


दौ: साधिकः [ दुःसाध--ठक ] ॥. द्वारपाल, डचोढ़ीवान . 


2. गाँव का अधीक्षक । 

दौक (ग्‌) लः [ दुकल--अण्‌ | रेशमी आवरण से ढका 
हुआ रथ, --लम्‌ बढ़िया रेशमी वस्त्र । 

दौत्यम्‌ [ दूत--ष्यज्त ] संदेश, दूत का कार्य । 

दोरात्म्यम [ दुरात्मन्‌-+-ष्यव्य ] !. दुष्टता, दुष्ट स्वभाव, 
दुर्भावना रघु० १५॥७२ 2. दुर्जनता-गुणानामेव 
दोरात्म्याद धुरि धुर्यो नियुज्यते--काव्य ० १० । 

दौगत्यम [ दुर्गत +ष्यआ ] . गरीबी, कमी, अभाव-- 
पंच० २॥९२ 2. दरिद्वता, दुःख । 

दौर्गन्ध्यम [ दुर्गन्‍्ध--ष्यञ्य_ | वुरी या अरुचिकर गंघ । 

दौजं॑न्यम्‌ [ दुर्जन-+-ष्यज्य | दुष्टता, दुर्भावता । 

दौर्जो वित्यम | दर्जीवित--ष्यञ्त ] कष्टमय जीवन, विपद्‌- 
ग्रस्त जीवन । 

दौबंल्यम्‌ [ दुर्बल--ष्यञ्य ] नपुंसकता, दुर्बलता, कमजोरी, 
निरबंडकता--मन्‌ ० ८१७१, भग० २॥३। 

दौर्भागिनेयः [ दुर्भगा-- ढक , इनडः ] अभागी स्त्री (जिसे 
उसका पति न चाहे ) का पुत्र । 

दोर्भाग्यम्‌ [ दुर्भग -ष्यशा उभयपददवृद्धिः ] दुर्भाग्य, बंद- 


किस्मती,--याज्ञ ० १२८३। 

दौर्च्ात्रम [ दर्शात---अण ] भाइयों का आपसी कलह । 

दौम॑नस्यम [ दुरमेनस +पष्यञ्य ] . बुरा स्वभाव, 2. मान- 
सिक पीड़ा, कष्ट, खेद, विधाद 3. निराशा । 

दौम॑न्त््यम्‌ [ दुमेन्‍्त्र +ष्यव्य_] अनिष्टकारी उपदेश, बरी 
सलाह--दौम॑ न्त्र्यान्नृपतिविनशयति---भत्‌ ० २।४२ । 

दौरव॑चस्यम [ दुवंचस ->ष्यञ्ा ) दुर्वंचन, अपभाषण । 

दौहू दम्‌, दोहदम्‌ [ दुह द-अण्‌ ] . मन की दुरवस्था, 
शंत्रता (इस अर्थ में 'दौहंद' भी) 2. गर्भावस्‍था 
--सुदक्षिणा दौह दलक्षणं दधौ--रघ्‌ ० ३।१ 3. गर्भ- 
वती को प्रबल लालऊूसा 4. इच्छा । 

दोहू दयम्‌ | दुह् दय--अण | मन की दुरवस्था, शत्रुता । 


| दौल्मिः [ दुल्म--इज्य ] इन्द्र का विशेषण । 


दोवारिकः (स्त्री०--को) [ द्वार+-ठक्‌ू , औ आमगम | 
ढारपाल, पहरेदार---रघ्‌ ० ६५९ । 

दोइचयेंम [| दुश्चर--ष्यञडा | 4. दुराचरण, दुष्टता, 

दुष्क्ृत्य । 

दौष्कुल (वि०) (स्त्री ०--ली ), दोष्कुलेय (वि०) (स्त्री० 
-यी) [ दुष्कुलं अस्य ब० स०, स्वाथ अण्‌ , दुष्टं 
कुलम्‌ प्रा० स०--दुष्कुल--ढक्‌ ] नीच कुल में 
उत्पन्न, नीच घराने में उत्पन्न । 

दोष्ठवम [ दुः:-+-स्था+-कु "दुष्ट, तस्यथ भाव:--अण्‌ | 
बुराई, दुष्टता । 

दौष्यं (ष्म) न्तिः | दृष्य (ष्म) न्‍त--इच्‌ ] दुष्यंत का 
पुत्र ---दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य--श० ४॥२० | 

दोहित्र: [ दुहित+-अछ्ा ] दोहता, पुत्री का पुत्र--मनु ० 
२।१४८ ९॥१३१,--त्रमू तिल । 

दोहित्रायणः [ दोहित्र+फक | दोहते का पुत्र । 

दौहित्री | दौहित्र --डीप ] दोहती, पुत्री की पुत्री । 

दौहृदिनी [ दोहद्‌--इनि--डीप्‌ ] गभवती स्त्री । 

द्यु (अदा० पर०--आ्यौति) अग्रसर होना, मुकाबला करना 
हमला करना, आक्रमण करना--भट्टि० ६११८, 
१४|१०४ | 

ह (नपृ०) [ दिव--उन्‌ , कित्‌ | . दिन 2. आकाश 
3. उजाला 4. स्वर्ग (--पुं०) आग ( पद अर्थात्‌ 
व्यंजनादि विभक्तियों के आने पर “दिव' (स्त्री०) के 
स्थान में 'द्व आदेश होता है, या समासों म॑ थधु का 
प्रयोग होता हे )। सम०->गशः पक्षी, -चरः 
. ग्रह, 2. पक्षी,--जयः स्व प्राप्त करता, -धुनि : 
(स्त्री०), --नदी स्वगंगा, --निवासः देवता,--सुर 
शोकाग्निनाइगात्‌ झुनिवासभूयम्‌--भद्॒टि ० २।२१, 
--पति: 4. सूय 2. इन्द्र का विशेषण,--मणिः सूर्य, 
>-लोकः स्वर, --षदू , --सद्‌ (पुं०) ॥. सुर, 
देवता,--शि० १।४३ 2. ग्रह,--सरित्‌ (स्त्री०) 
गंगा । 


( ४७९ ) 


हाक: [द्य+कन | उल्ल। सम०---आरि: कौवा । 

गत (म्वा० आ०--चोतते, य्ुतित या द्योतित--इच्छा ० 
दिद्युतिषते, दिद्योतिषते) चमकना, उजला होना 
जगमगाना--दिद्यते च यथा रवि मा १४। १०४ 
६।२६९, ७।/१०७, ८।८९, प्रर० द्योतयति 4. प्रकाश 
करना, देदीप्यमान करना--भट्ठटि ० ८।४६ कु० ६४ 
2. स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समझाना 3. अभि- 
व्यक्त करना, अर्थ प्रकट करना, अभि--, प्रेर०-- 
प्रकाश करना--रघु ० ६।३४, उद--, प्रकाश करना, 
दीपक जलाना, सजाना, सुभाषत करना--रघु ० १०। 
८०, बि--,चमकना, उज्ज्वल होना--व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्यामसो नरशिखित्रयी--शि० २।३, १२० । 


द्यतिः (स्त्री०)] [यत-|-इन | 4. दीप्ति, उजाला, कान्ति 

सौन्दय-काच: कांज्वचनसंसर्गाद्धत्त मारकतीं यतिम-हि ० 

प्र० ४१, मा० २।१०, रघ्‌ ० ३।६४ 2. प्रकाश, प्रकाश 

की किरण--भर्तूं० १६१ 3. महिमा, गौरव -सनु० 
१।८७ । 


झुतित (वि०) [य॒त्‌--क्त | प्रकाशित, चमकदार, उजाला । 


झम्नम्‌ [य--म्ना+-क | . आभा, यश, कान्ति 2. बल, 
सामथ्य, शक्ति 3. वेभव, सम्पत्ति 4. प्रोत्साहन । 

शबन्‌ (पं०) [य--कनिन ] सूय । 

झुत:,--तम्‌ [दिव्‌---क्त, ऊठ ] 4. खेलना, जुआ खेलना, 
पासे से खेलना--्ञ्यतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं 
राज्यम्‌ू---मुच्छ ० २, द्रव्यं रब्धं द्यतेनेव, दारा मित्र 
यतेनंब, दत्त भकतें द्यतेनंब, सर्व नष्टं यतेनंव--२।७ 
अप्राणिभियत्कियते तललोके द्यतमच्यते--मन्‌ ० 


--कृत जआ खेलने वाला, जआरी---अय॑ दयतकर 
समिक्रेन खलीक्रियते--मच्छ० २,--कारः,--कररकं 
]. जआघर का रखने वाला 2. जआरी,--कीडा पासों 
से खेलना, जआ खंलना,--पुणिसा,--पौणिमा आश्विन 
मास की पूुणिमा, (इस समय जन साधारण लक्ष्मी 
देवी के सम्मान में खंलों का उत्सव मनाते हैं) --वोजम 
कौड़ी (खलन के काम आने वालो ), -- वत्तिः . पेश- 
वर जुआरी 2. जआधर का रखवाला,-प्तभा,-समाज 


. जूआखाना 2. जुआरियों का समह । 
(म्वा० पर० द्यायति ) 4. घृणा करना, तिरस्कार यक्‍त 
व्यवहार करना 2. विरूप करना । 

द्यो (स्त्री०)] [कतृं० ए० व० यौ:] [यत-+-डो] स्वगं, 
वेकुण्ठ, आकाश--द्यौो भूमिरापी हृदयं यमइच--पंच ० 
१।१८२, श० २।१४, (द्न्द्र समास में 'द्यों को बदल 

कर द्यावा हो जाता ह--उदा० द्यावापश्रिव्यो, द्यावा 
भूमी ( --द्युलोक और भूलोक ) । सम० --भूमिः पक्षी 

(योषद ) देवता । 


९। : 
२२३ 2. जीता हुआ पुरस्कार | सम०--अधिकारिन 
(पृ०) द्यतगह का स्वामी, जूआ खिलाने वाला,--करः | 


घोतः [यत्‌--घञ्ा | 4. प्रकाश, ज्योति, उजाला जंसा कि 
खद्योत' में 2. घप 3. गर्मी । 

दोतक (वि०) [य॒ूत--ण्वुल | 4. चमकले वाला 2. प्रकाश- 
मय 3. व्याख्या करने वाला, व्यक्त करने वाला, बत- 
लाने वाला । 

योतिस्‌ (नपुं ०) [दूत -+-इसुन्‌ | . प्रकाश, उजाला, चमक 
2. त्तारा। सम०--इड्भरण: (द्योतिरिडःण:) जुगनू । 

दरहक्षणम [द्रांक्षन्ति अनेन-द्राडक्ष-ल्यट पृषो० ह्ृस्वः] भार 
का माप या बढ्ठा, एक तोला । 

द्रढद्यति (ना० धा० पर०) 4. दृढ़ करना, जकड़ना, कसना 
(शा०) यथा--जटाजूट ग्रन्थि द्रढयति 2. समर्थन 
करना, पुष्ट करना, अनमोदन करना--निवेश: श लानां 
तदिदमिति बद्धि द्रढदयति-- उत्तर ० २।२७, विशरद्धेरु 
त्कषेस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढदयत्ति-- ४।११ । 


द्रढ़िसन (पं०) [दढ-|इमनिच | त. कसाव, दढ़ता--बधान 
द्रागंव दढिमिरमणीयं परिकरम्‌--गंगरा० ४७ 2. पुष्टि 
समर्थ न--उक्तस्याथ स्य दढिम्ने--शंकर 3. प्रकथन 
पृष्टोकरणक॑गरुताग 


 द्रप्सम (प्स्यम ) [दृषप्यन्ति अनेन दप्‌ू+स, र आदेश: | 


जमे हुए दूध का घोल, पतला दही । 

द्रम ( म्वा० पर० -द्रमति ) इधर-उघर जाना, दौड़ना, 
इधर उधर भागना--भट्ठि ० १४।७० । 

द्रम्मम्‌ [ग्रीक रब्द से व्यत्पन्न | द्रम॒ नाम एक प्रकार का 
सिक्‍का । 

द्रव (वि०) [द्वृ+अप्‌ | 4. (घोड़े की भांति) दोड़न 
वाला 2. चूने वाला, रिसने वाला, गीला, टपकने वाल! 
-आत्षिप्प काचिद दवरागमंव (परादम्‌ )--रघु० 
७७ 3. बहने वाला, पनीला 4. तरल (विप० कठिन) 
--कुं० २११ 5. पिघला हुआ, तररू बनाया हुआ 
>“-वः 4. जाता, इध र-उघर घूमता, गमन 2. गिरना, 
टपकना, रिसना, नि:ःख्रवण 3. भगदड़, प्रत्यावतंन 
4. खेल, विनोद, क्रीडा 5. तरलता, द्रवीकरण 6. तरल 
पदार्थ, प्रवाही 7. रस, सत 8. काढ़ा 9. चाल, वेग 
(द्रबीकृ--पिघलाना, तरल करना, द्रवीभू--पिघलना, 
पसीजना जसे दया से--द्रवीभवरति में मनः, महावी ० 
७।३४ द्रवी भतं प्रेमणा तव हृदयमस्मिन्क्षण इव-उत्तर ० 
२३।१३, द्रवीभत॑ मनन्‍्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌--मृच्छ ० 
५॥।२५,) । सम०--आधारः . छोटा बतन या पात्र 
2. चुल्ल,--जः राब,--द्रव्यम्‌ तरल पदार्थ, --रसा 
. लाख2:गोंद । 


द्रवन्ती [ द" +-शत+-डीप ] नदी, दरिया । 

व्रधिड: (१०) . दक्षिण के घाट पर स्थित एक देश-अस्ति 
द्रविडंष काञझची नाम नगरी-दश ० १३० 2. उस देश का 
निवासी --जरदद्रविडघधामिकस्येच्छया निसष्ट:--- का ० 
२२९ 3. एक नीच जाति--तु० मनु ० १०२२ । 


[ है. 


द्रविणम [ दू+इनन्‌ ] . दौलतमन्दी, धन, संपत्ति, द्रव्य 
>जवेणी० ३॥२०, भामि० ४।२९ 2. सोना--रघ ० 
४|७० 3. सामथ्य, शक्ति 4. वीरता, विक्रम 5. बात 
सामग्री सामान । सम०--अधिपतिः:,-- ईश्वर: कुबेर 
का विशेषण । द 

दव्यम [ द्रृ+यत्‌ ] 4. वस्तु, सामग्री, पदार्थ, सामान 
2. अवयव, उपादान 3. सामग्री 4. उपयक्‍क्त पात्र 
(शिक्षादि ग्रहण करने के लिए )--मद्रा ० ७।१४, दे० 
'अद्र्य भी 5. मूल तत्त्व, गुणों का आधार, वशषिकों 
के सात प्रवर्गों में से एक (द्रव्य नो हैं - पृथिव्यप्तेजो 
वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि ) 6. स्वायत्तीकृत 
कोई पदार्थ, दौलत, सामग्री, संपत्ति, धन--तत्तस्य 
किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन:- उत्तर० २।१९ 
7. औषधि, दवाई 8. लज्जा, शालीनता 9. कांसा 
0. मदिरा 4. शर्तें, दाँव। सम०--अजेनम,-वद्धि:, 
-उसिद्धिः (स्त्री०)) धन की अवाप्ति,-- ओघध:ः सम्प- 
ननता, धन की बहतायत,--परिय्रहः संपत्ति या घन का 
संचय,--प्रकृतिः (स्त्री०) माया का स्वभाव,-संस्कार: 
यज्ञ के पदार्थों का श॒द्धीकरण,--वाचकम्‌ संज्ञा, सत्ता- 
सूचक । 

द्रव्यवत्‌ (वि०) [ द्रव्य +- मतृप्‌ | 
2. सामग्री म॑ अन्त्निहित । 

द्रष्टव्य (सं० कृ०, वि०) . देखे जाने के योग्य, जो दिख- 
लाई दे सके 2. प्रत्यक्षज्ञानयोग्य 3. देखने, अनसंघानत 
करने या परोक्षा करने के योग्य 4. प्रिय, दशनीय, 
सुन्दर--त्वया द्र॒ष्टव्यानां पर दृष्टम--श० २, 


4. धनी दौलतमंद 


भतं० १।८ । 
द्रष्ट (प०) [दश-+तच | ॥. दर्शक, सानसिक रूप से 
देखने वाला, जंसाकि “क्रषयों मन्त्रद्रष्टार: में 


2. न्यायाधीश । 

द्रह:ः [ >>छृद पृषो ० साध: | गहरी झील । 

द्रा (अदा० दिवा०-८द्वाति, द्रायति) 4. सोना 2. दौड़ना, 
दशीघप्रता करना 3. उड़ना, भाग जाना, नि--,नींद 
आना, सोना, सो जाना --अथावलंग्प क्षणमेकपादिकां 
तदा निदद्रावुपपल्वर्ं खग: --न ० १।२१, नाय॑ ते समयो 
रहस्यमव॒ुना तनिद्राति नाथ:--भतं ० ३९७, भामि० 
१।४१, भटद्टि० १०७४, शा० ४)१९, वि०- प्रत्यावतेन 
करना, भाग जाना, उड़ना । 


द्राक (अव्य०) [ द्वरा+कु | जल्दी से, तुरन्त, उसी समय 
तत्काल । सम०--भृतकम्‌ कुएँ से अभी २ निकाला 
हुआ जल । 

द्राक्षा [ द्राइल “अकऊ॑टाप, नि० नलोपः ] अंग्र, दाख 
(अंगर की बेल या फल) द्वाक्षे द्रक्ष्यति के त्वाम 
>-गीत० १२, रघु० ४॥६५, भामि० ११४, ४॥३९ । 
सम्‌०--रसः अंगूर का रस, मदिरा । 


) 


द्राघयति (ना० धा० पर०) ॥. लम्बा करना, फंलाना, 
विस्तार करना 2. बढ़ाना, गाढ़ा करना--द्वाघयंति हि 
में शोक स्मयमाणा गुणास्तव--भट्वि ० १८॥३३ 3. ठह- 
रना, देर करना । 

द्राधिमम (पंं०) [ दीघ-+-इमनिच 
. लम्बाई 2. अक्षांश रेखा का दर्जा 

द्राधिष्ठ (वि०) | अतिशयन दीघ:---दीघ--इष्ठन्‌, द्राघ्‌ 
आदेश: | . सबसे अधिक लम्बा 2. अत्यन्त लम्बा, 
(दीघ की उ० अ०) । 

द्राघीयस (वि०) (स्त्री०--सो) [ दीघे-ईयसुन , द्राघ॒, 
आदंश: | अपेक्षाकृत लम्बा, बहुत लम्बा ( दी का 
म० अ० ) । 

द्राण (वि०) [ द्रा+क्त, नत्वं, णत्वम्‌ ] 4. उड़ा हुआ 
भागा हुआ, 2, सोता हुआ, निद्राल,--णम ॥. दौड़ 
जाना, भगदड़, प्रत्यावतेन 2. निद्रा । 

द्राप: [ द्रा+-णिच+अच्‌ , पुक ] 4. कीचड़, दरूदल 
2. स्वर्ग, आकाश 3. म्खं, जड 4. शिव का विशे- 
षण, छोटा शंख । 

दामिलः [ द्रभिल-अण्‌ | चाणक्य । 

द्रावः [ द्ुनघञा ] 4. भगदड़, प्रत्यावतेन 2. चाल 
3. दौड़ना, वढ़ाव 4. गर्मी 5. तरलीकरण, पिघलता । 

द्रावकः [ द्र-पण्वुल | . पिघलान वाला पदार्थ 2. अय- 
स्कान्त मणि चम्बक 3. .चन्द्रकांत मणि 4. चोर 
5. बद्धिमान्‌ पुरुष, परिहास चतुर, ठिठोलिया, विदूषक 
6. लम्पट, व्यभिचारी,---कम्‌ मोम । 


द्रावणम | द्र|-णिच--ल्यूट ]. भाग जाता 2. पिघलना 
गलना 3. अक निकालना 4. रीठा । 

द्राविड: [ द्रविड--अण ] 4. द्रविड देश निवासी, द्रविड का 
2. पंच द्रविड (द्राविड, कर्णाट, गज र, महाराष्ट्र, और 
तैलंग) ब्राह्मणों नें एक,--डाः (ब० ३० ) द्वविड देश 
तथा उसके निवासी,--डी इलायची । 

द्राविडक: [ द्राविड--कत्‌ ] आमाहल्‍दी, 
नमक । 

दर । (भ्वा० पर० द्रवर्ति, द्रुत, इच्छा० दुद्बषति) 4 दोड़ना 
बहना, भाग जाना, प्रत्यावतंन करना (प्रायः कर्म ० के 
साथ )-+-यथा नदीनां वह॒वो5्म्बवेगा: समुद्रमेवाभिमख 
द्रवन्ति--भग० ११२८, रक्षांसि भीतानि दिशों 
द्रवन्ति ३६, द्व॒ुतं द्रवत कौरंवा:--महा० 2. घावा 
बोलना, हमला करना, सत्वर आक्रमण करना-- 
भटटि ० ९॥५९ 3. तरल होना, घुलना, पिघलना, 
रिसना (आलं० भी) -<द्रवति व हिमरश्मावुदगते चंद्र- 
कान्त: -मा० १२८, द्रवति हृदयमेतत्‌--वेणी ० 
५॥२१, शि० ९९, भट॒टि० २१२ + जाना 
हिलना-डलना। प्रेर० द्रावयति--ते 4. भगां देना 
उलटे पाँव भगा देता 2. पिघलना, गलना,---अन-- 


द्राध॒ आदेश: | 


->-कम्‌ काला 


बर्ममीना 


([ ४८१ 3) 


. पीोछ भागना, अनुसरण करना, साथ जाना--रघ ० 
३।३८, १२।६७, १६।२५, शि० १।५२ 2. पीछा 

करना, परवी करना, अभि--, त. हमला करना, धावा 

बोलना, (शत्रु के सामने) जाना-गजा इवान्योन्यमभि- 
द्रवन्त:--मच्छ० ५२१ 2. आ पड़ना 3. ऊपर से 
चले जाना, उप--, . हमला करना, आक्रमण 
करना--रघ० १५२३ 2. को और भागना, प्र--, 
भाग जाना, प्रत्यावततन, दौड़ जाना (कम० या अपा० 
के साथ )-रणात्प्द्रवन्ति बलानि --वेणी ० ४, भट्टि० 

१५।७९, प्रति--+ भागना, उड़ना, चले जाना-- 

भटूटि० ६१७, वि--, भागना, भाग जाना, प्रत्या- 

वतन, प्रेर०--भगा देना, बिदका देना, तितर बितर 

कर देना--भामि० १।५२ मा० ३। 

(स्वा० पर० द्रणोति) ॥. क्षति पहुँचाना, अनिष्ट 
करना-तं दुद्रावाद्रिणा कपि:--भद्टि ० १४८१, 
८५ 2. जाना 3. पछताना । 

द्र (पु० नपू०) | द्रृ+ड |] . लकड़ी 2. लकड़ी का बना 
उपकरण (पु०) 4. वृक्ष--मनु० ७।१३१ 2. शाखा । 
सम ०--किलिमं दवदारु वृक्ष,-- घण:ः . मोगरी 
गदा या थापी 2. बढ़ई की हथोड़ी ज॑ंसा लीहे का 
उपकरण 3. कुठार, कुल्हाड़ी 4, ब्रह्मा का विशे- 
षण, - घ्नी कुल्हाडी, --नखः कांटा, -- नस (णस ) 
( धि० ) बड़ी नाक वाला, >न्‍न(ण)ह: म्यान, 
--सल्लकः एक वक्ष--पियालरू । 

: [ द्रण--क ] . ब्िच्छ 2. मधमक्खी 3. बदमाश 
--णम 2. धनष 2. तलवार। सम०--हंः असि- 
कोष, म्यान । 

द्रणा [ दरण--टाप्‌ |] धनुष की डोरी 

द्रणः, 5णी (स्त्री०) [ द्रण-+इन्‌ , द्रणि-+डीपष । 

. एक छोटा कछवा या कछवी 2. डीरू 3. कान- 
खजूरा । 

द्रत (भू० क० कृ० ) [ द्र+क्त ] . आशुगामी, फुर्तीला, 

द्रतगामी 2. बहा हुआ, भागा हुआ, पलायित 


] 


| 


ऋप 
न 


3. पिघला हुआ, तरल, घला हुआ, दे० द्रव, >-तः 


. विच्छ 2. वक्ष 3. बिल्‍ली ,--तम ([ प्रत्य० ) 
जल्दी से, फुर्तो से, वेग से, तुरन्त । सम०--पद 
(वि०) आशूगामी,--ब्िलम्बितम एक छंद का नाम 
दे० परिशिष्ट | 
(स्त्री०) [ द्र+ क्तिन ] 
2. चले जाना, भाग जाना । 
द्रपद:ः ( पु० ) पांचाल देश के एक राजा का नाभ 
( द्ुपद के पिता का नाम पृषत था, द्रपद और द्रोण 
दोनों ने द्रोण के पिता भरद्वाज से धनविद्या सीखी । 
जब द्वपद को राजगद्दी मिछ गई तो एक वार आर्थिक 
कठिनाइयों में ग्रस्त होने के कारण द्रोण अपनी छात्रा- 


६१ 


द्र्तिः . पिघलना, घलना, 


वस्था की मित्रता के आधार पर द्रपद के पास गया 
परन्तु उसने घमंड के कारण द्रोण का अपमान किया । 
इस कारण द्रोण न॑ उसे अपने शिष्यों (पाण्डव ) द्वारा 
पकड़वा कर बन्दी बनाया--फिर उसका आधा राज्य 
उसे वापस कर दिया । परन्तु यह हार द्रपद के मन 
मे सदव करकती रही, और एक एसा पुत्र पाने को 
इच्छा से जो उस हार का बदला ले सके, उसने ए 
यज्ञ किया । उस यज्ञाग्नि से धष्टयूम्न नामक पुत्र 
तथा द्रोपदी नाम की प॒त्री ने जन्म लिया। बाद मे 
इसी पुत्र ने धोखे से द्रोण का सिर काट लिया, दे० 
द्रोण भी )। 

द्र॒मः [द्रः शाखाउस्त्यस्य--मः | 4. वृक्ष,--यत्र द्रमा अपि 
म॒गा अपि बच्धवी मे--उत्तर० ३॥८ 2. पारिजात 
वक्ष । सम०--अरिः हाथी,--आमय लाख, गोंद, 
>“आश्रयः छिपकली, --ईइवरः व. ताड़ का वृक्ष 
2. चन्द्रमा 3. परिजात वृक्ष, --उत्पल: कणिकार वक्ष, 
“-नंखः,--मरः काँटा, >व्याधिः लाख, गोंद,---श्रेष्ठः 
ताड़ का वक्ष,--षण्डम वक्षोद्यान, पेड़ों का समह । 

द्रसिणी [दुम-इनि-+-डछीप्‌ | वृक्षों का समह । 

द्रवयः [द्र-- वय | माप, मान । 

द्रृहू (दिवा० पर०--ब्रुद्यति, द्॒ग्घ) . ईर्ष्या द्ेघ करना, 
क्षति या द्ष पहुँचाने की चेष्टा करना, इषपूवक बदला 
लेन को इच्छा से षड़यन्त्र रचना (सम्प्र ०)--यान्वेति 
मां द्रह्मति मह्ममेव सात्रत्यपालम्भि तयालिवग्गे:--ने ० 
३।७, भट्टि० ४॥३९, अभि--,, क्षति पहचाना, हमला 
करने का प्रयत्न करना, षड्यन्त्र रचना (कम० के 
साथ )--मच्छरी रमभिद्रोग्धं यतते--मद्रा ० १ । 

द्रह (वि०) [द॒ह +क्विप्‌] (समास के अन्त में प्रयोग 
(कतुं० ए० व०--श्ुक्‌---ग्‌, श्रुटु--ड) क्षति पहुंचाने 
वाला, चोट पहुचाने वाला, षड़यन्त्र कारी, शत्रक्‍त 
व्यवहार करते वाली--शि० २।३५, मनु० ४९० 
(स्त्री० ) --क्षति, हानि । 

दरहः [दरह +क | (. पुत्र 2. सरोवर, झील । 


द्रहण:, द्रहिण: [दूं संसारगति हन्ति--द्र +हन +-अच 
द्रह्मति दुष्टम्यः, द्रह +इनन, णत्वम | ब्रह्मा या शिव 
का नाम । 

द्रः [दर - क्विप, दीघ: ] सोना । 

द्रघण: [--द्रघण:, पषो ० साधु:| हथोड़ा, लोहे का हथौड़ा, 
दे० द्रघण । 

द्रण: [--द्रण, पषो० साध ० | बिच्छ । 

द्रोण: [द्रण-- अच, या द्र+न| . चार सौ बॉस लम्बी 
झील, या सरोवर 2. बादल (विशेष प्रकार का बादल) 
जल से भरा बादल (जिसम से वर्षा इस प्रकार निकले 
जैसे डोल में से पानी ) --को5यमेबंविध काले काल- 
पाशस्थिते ययि, अनावृष्टिहते शस्य द्रोणमेघ इवोदित:, 


( ४८२ 


मच्छ ० १०१२६ 3. पहाड़ी कौवा, मरदारखोर कौवा 
4, बिच्छ ७० 5. वक्ष 6. सर्फंद फूलों वाला वृक्ष 7. कौरव 

णण्डवों का गुरु (द्रोण भरद्ाज ऋषि का पुत्र था 
इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि घृताची नामक 
अप्सरा को देखते ही जब उनका वीयंपात हुआ तो 
उन्होंने उसको एक द्रोण में सुरक्षित रक्खा । जन्म से 
ब्राह्मण होने पर भी द्रोण ने परशुराम से शस्त्रास्त्र 
विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की । बाद में धन॒विद्या और 
शस्त्र चालन द्रोण ने कौरव पाण्डवों को सिखलाया । 
जिस समय महाभारत का यंद्ध हुआ तो वह कौरव 
पक्ष की ओर से लडा, और जब भीष्म घायल होकर 
'शरशय्या पर/ लेट गय तो कौरवसेना की वागडोर 
द्रोण ने संभाली तथा चार दिन तक युद्ध करके पाण्डव 


पक्ष के हजारों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा । 
यद्ध के पन्द्रहवें दिन रात को भी संग्राम होता रहा 
और फिर सोलहवें दिन प्रात:काल कृष्ण के सुझाव पर 
भीम ने द्रोण को सुना कर कहा कि अश्वत्थामा मारा 
गया (तथ्य यह था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी 
यद्ध में काम आया था) इस पर विश्वास न कर इस 
तथ्य की यथाथता जानने के लिए उसने सत्यवादी 
यधिष्ठिर से पूछा । यूधिष्ठिर ने भी, कृष्ण के परा- 
मर्शानसार, बात को छलपू्वक टाल दिया । उन्होंने 
अश्वत्थामा' शब्द को ऊंचे स्वर से उच्चारण किया 
तथा 'गज' शब्द को धीमे स्वर से--दे० वेणी ० ३॥९ 
अपने एकमात्र पुत्र को मृत्य का समाचार सच समझ 
कर अत्यन्त शोकग्रस्त हो बढ़ा पिता मूछित हो गया । 
उसी समय धष्टद्यम्न न॑ (जिसने द्रोण को मारन को 
प्रतिज्ञा की थी) उस अवसर से लाभ उठाकर द्रोण 
का सिर काट डाला ।--ण:,--णम्‌ एक विशेष तोल 
का बदढ्रा, या तो एक आढक या चार आढक, अथवा 
खारी का १/१६ भाग, या ३२ अथवा ६४ सेर,--णम्‌ 
. काष्ठ पात्र, प्याला, कठौती 2. लकड़ी को कृण्ड या 
खोर। सम ०--आचार्य: दे० ऊ० द्रोण,--काकछः पहाड़ी 
कौवा,--क्षीरा, -- घा,--दुग्धा,-- दुघा एक द्रोण दूध 
देने वाली गाय,--मुखभ ४०० गाँव की राजधानी, 
मुख्य नगर । 


) 


आघात या आक्रमण करने की चेष्टा, क्षति, उपद्रव, 
ईष्या-अद्रोहशपर्थ कृत्वा-- पंच ० २।३५, भग० १।३७, 
मन ० २।१६१ ७।४८, ९।१७ 2. धोखा, विश्वासघात 
3. अन्याय, दोष 4. विद्रोह । सम ०--अटः 4. पाखंडी 
घ॒तं, छद्मवेषी 2. शिकारी 3. झूठा मनष्य,-- चिन्तनम्‌ 
ई््यायकत विचार, अपकार चिन्ता, हानि पहचाने का 
इरादा,-- बद्धि (वि०) उपद्रव करने पर उतारू या 
दूषित व्यवहार पर तुला हुआ (स्त्री०- द्विः) दुष्ट 
प्रयोजन, दुराशय । 


द्रोणायनः,-- निः,--द्रौणिः [द्रोण--फक, फिज्ण वा, द्रोण 


+इईज्य | अश्वत्थामा का विशेषण--यद्रामेण कृत 
तदेव करुते द्रोणायनि: क्रीधन:-- वेणी ० ३।३१ । 


द्रोपदी [द्रपद--अण्‌--डीप | पांचालराज द्रपद कौ पुत्री 


का नाम (स्वयम्वर में अर्जुन ने इसे प्राप्त किया । 
जब उन्होंने घर आकर अपनी माता कुन्ती को कहा 
कि आज हमने बड़ी अच्छी वस्त्‌ प्राप्त की हूं। तब 
माता ने कहा कि सब आपस में बाँट लो। क्योंकि 
कुन्ती के मुख से निकली बात कभी झूठी नहीं हो 
सकती अतः वह पाँचों भाइयों की पत्नी बनी । जब 
यूघधिष्ठिर ज॒ए में अपने राज्य को हार गया, द्रोपदी 
को हार गया, यहाँ तक कि अपन आप को भी हार 
गया तो दुःशासन ने और दुर्योधन को पत्नी नें उसका 
बड़ा अपमान किया । परन्तु इस प्रकार के अपमान 
को द्रौपदी ने असाधारण सहिष्णुता के साथ सहन 
किया । और जब कभी, कई अवसरों पर उसको 
तथा उसके पतियों की परीक्षा ली गई तो उसने उनके 
मान की रक्षा की (जेंसा कि उस समय जब दुर्वासा 
ऋषि ने अपने साठ हज़ार शिष्यों के लिए रात को 
भोजन माँगा) । अन्त में एक दिन उसकी सहिष्णता 
समाप्त हो गई और उसने अपने पतियों को बड़े तान 
के साथ उसी लहज़ में कहा जिसमें कि वह अपने 
शत्रुओं से प्राप्त क्षति और अपमान का कड़वा घूंट पी 
रहे थे - दे० कि० १।२९-४६,--इसी के फलस्वरूप 
पाण्डवों न यद्ध करने का दढ़ संकल्प किया । यह उन 
पाँच सती स्त्रियों में से हें जो प्रातः स्मरणीय समझी 
जाती हँ-- दे० अहल्या ) 


द्रोणिः--णी (स्त्री०) [द्ु--नि, द्रोणि+-डछीष] . लकड़ी | हौपदेयः [ द्रौपदी --ढक ] द्रौपदी का पुत्र-भग ० १॥६।१८।॥ 
का बना एक अण्डाकार पात्र जिसमें पानी रखते हैं, | इहन्द्रः | दो 9 सहाभिव्यक्ती --द्वि शब्दस्य द्वित्वम्‌, पुर्वेपद- 


अथवा पानी जिससे बाहर निकालते हैं, डोल, चिलमची 
कृप्पी 2. जलाधार 3. काठ की खोर 4. दो शूप या 
१२६ सेर के बराबर धारिता की माप 5. दो पहाड़ों 
के बीच की घाटीद, बह-द्रोणीशलकान्ता रप्रदेशमधि ति 
ष्ठतो माधवस्यान्तिके प्रयामि--मा० ९, हिमवद्‌ 

' द्रोणी । सम०--दलूः केतक का पौधा । 
द्रोहः [दुह -+-घञा | 4. किसी के विरुद्ध षड्यन्त्र रचना, 


स्य अम्भाव:, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम, नि० | घड़ियाल 
जिस पर प्रहार करके घंटों की सूचना दी जाती ह, 
-द्वम्‌ !. जोड़ा, जन्तु यगल, (मनष्ययगल भी) 2. स्त्री 
पुरुष, नर-मादा - द्वन्द्दानि भाव क्रियया विवद्रु:--कु ० 
३।३५, मेघ० ४६, न चेद्विदं द्वन्द्रमयोजयिष्यत्‌-कु ० 
७।६६, रघृ० १४०, श० २।१४, ७।२७ 3. दो 
वस्तुओं का जोड़ा, दो विरोधी अवस्थाओं या गृणों का 


( ४८३ ] 


जोड़ा, (जैसे कि सुख-दुःख, शीत और उष्ण ) --६नदैर- 
योजयच्चे मा: सुखंदःखादिशभि: प्रजा:--मन० १२६, 
६।८१, सवर्तुनिवुतिकरे लिवसनन्‍तपति न इन्द्रदुःखमिह 
किचिदकिचनो5पि---शि० ४६४ 4. झगड़ा, लड़ाई 
कलह, टाण्टा, युद्ध 5. कुश्ती 6. संदेह, अनिश्चिति 
7. किला, गढ़ 8. रहस्य,--हः (व्या० में) समास के 
चार मुख्य भेंदों में से एक जिसमें दो या दो से अधिक 
शब्द एक साथ जोड़ दिय जाते हें, जो कि असमस्त 
होने की अवस्था में एक ही विभक्ति के रूप 'और' 
(समृच्चय बोधक अव्प० ) अब्यय से जोड़ें जाते --चार्थे 
इन्द्रमू--पा० २।२।२९, द्वन्द्र: सामासिकस्य च --भग० 
१०।३२३। सम०--चर,--चारिन्‌ (वि०) जोड़े के 
रूप में रहने वाले - (पं०) चकवा--दयिता द्वन्द्दचर 
पतत्त्रिमम --रघ ० ८।५५, १६।६३,--भाव: वपरीत्य 
अनवन,--भिन्‍नम्‌ स्त्री और पुरुष (नर या मादा ) का 
वियोग,--भूत (वि०) . एक जोड़ा बनाते हुए 
2. संदिग्ध, अनिश्चित,--यद्धम मललयद्ध, अकेलों 
(दो) की लड़ाई । 

इन्द्श्नः (अव्य० ) [ इन्द्र +शस ] दो दो करके जोड़े में । 

दृय (वि०) (स्त्री०--यो) [ द्वि+अयद | दोहरा, दुगुना। 
दो प्रकार का, दो तरह का--अनपेक्षणे द्यी गति 
-- मद्रा० ३, भते० २।१०४, अने ० पा०, कभी कभी 
ब० व० में भी प्रयकक्‍्त, दे० शि० ३॥५७,-यम 
. जोड़ी, यगल, यग्म (प्राय: समास के अन्त में प्रयक्‍त ) 
>उद्वितयन द्वयमेव संगतं--रघ० ८॥६, १।१९, २।८ 
४।४ 2. दो प्रकार की प्रकृति, द्रघता 3. मिथ्यात्व,--यी 
जोड़ी, यूगल। सम्र०--अतिग (वि०) जिसका मन 
रजस ओर तमस' इन दो गणों के प्रभाव से मकत हो 
गया हूं, सन्त, महात्मा,--आत्मक द्वधप्रकृति से युक्त 
>-वादिन, द्विजिल्न, कपटी । 

दृयस (वि०) (स्त्री० --सी) “जहाँ तक हो सके “इतना 
ऊचा जितना कि इतना गहरा जितना कि पहुंचने 
वाला अर्थ को बतलाने वाला प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों 
के साथ लग -गुल्फदबसे मदपयसि--का० ११४, 
नारोनितंबद्य्सं बभूव (अभः) रघु० १६।४६, शि० 
६९।५९९ | 

दापरः, --रम [द्वार्भ्यां सत्यत्रेतायगामभ्यां पर: पृषो ०--तारा० ] 
4. थिश्व का ततीय यग--मन्‌ ० ९।३० १ 2. पासे क। 
वह पाश्व जिस पर 'दो' को संख्या अंकित हैं 3. संदेह, 
शशोपंज, अनिश्चितता 

हामृष्यायण (वि०) | अदस-+फक्""आमुष्यायण: ष० 
त० |] दे० द्चामृष्यायण' । 

द्वार (स्त्री०) [द+णिच्‌ --विच्‌ ] 4. दरवाजा, फाटक 
“याज्ञ ० ३।१२, मतु० ३।३८ 2. उपाय, तरकीब, 
हारा के उपाय से को माफंत । सम० -स्थः,-स्थितः 


(द्वा:स्थ:, द्वास्थ:, द्वाःस्थितः, द्वास्थित:) द्वारपार, 
डयोढीवान । 

दारम [ 6 +णिच--अच | . दरवाजा, तोरण, प्रवेशद्वार 
फाटक 2. मा, प्रवेश, घसना, मंह,--अथवा कृत- 
वाद्वारे वंशेउस्मिन--रघ० १।४, ११।१८ 3. शरीर 
के द्वार या छिद्र (ये गिनती में नी हैं -दे० खम्‌) 
कु० ३।५०, भग० ८॥१२, मनु० ६।४८ 4. मार्ग, 
माध्यम, साधन या उपाय द्वारेण 'में से के साधन से । 
सम ०-अधिषपः डोढ़ीवान्‌, द्वारपाल,--कण्टकः दरवाजे 
की कुंडी,--कपाट:,---2म दरवाजे का पत्ता या दिला, 
-गोप:---नायक:ः:,-- प:,-- पाल:, -- पालक:, दारपाल, 
ड्योढ़ीवान, पहरेदार,-- दारु: सागवान को लकड़ी 
-पट्टः . दरवाजे का दिला 2. दरवाज का पर्दा 
--पिडी दरवाजे की देहली,---पिधान:ः दरवाजे की कुंडी 
-बलिभज (पृं०) . कोवा 2. चिडिया,--बाहूुः दर- 
वाजे की बाज, द्वार का पाखा,--यन्त्रमू ताल, कुंडी 
5 स्थः द्वारपाल । 


द्वार (रि) का [ द्वार+क--क ] गुजरात के परिचिमी 
किनारे पर स्थित कृष्ण की राजघानी (द्वारका के 
के वर्णन के लिए दे० शि० ३।३३-६० ) । सम०-ईशः 
कृष्ण का विशेषण । 

हारवतो, द्वारावतो -- द्वारका । 

द्वारिकः द्वारिन (पं०) ड्योढ़ीवान्‌, द्वारपाल । 


हि (संख्या० वि०) (कत ० द्वि० व० -पुं० दी, स्त्री० 
नपुं०--6& ) दो, दोनों--सद्य: परस्परतुला मधि रोहतां 
दें--रघृ० ५।६८, (विशे० दशन्‌ विशति और तत्रिशत्‌ 
से पूर्व द्वि को द्वा' हो जाता है, चत्वारिशत , पञ्चा- 
शत्‌ , षष्टि, सप्तति ओर नवति से पूव द्विको द्वा 
होता है परन्तु विकल्प से, और अशीति से द्वि में कोई 
परिवर्तेन नहीं होता )|सम ०--अक्ष (वि०) दो आँखों 
वाला, --अक्षर (वि०) द्वयक्षरी, दो अक्षरों से 
संबद्ध, --अद्घ्ग्ल (वि०) दो अंगुल लम्बा, (-लम) 
गी अंग्ल की लम्बाई, --अण॒ुकस्‌ दो अणुओं का 
संघात, --अर्थ (वि०) !. दो अथ रखने वाला 
2. संद्विग्घ, अस्पष्ट या द्रचअथेंक 3. दों बातों का 
ध्यान रखने वाला, --अज्ञीत (वि० ) बयासीरवा, 
--अज्ञीत्तिः (स्त्री०) बयासी, --अष्टम्‌ तांबा, -अहः 
दो दिन का समय,--आत्मक (वि०) ै. दो प्रकार के 
स्वभाव वाला 2. दो होने वाला, --आसमुष्यायण: 
दो पिताओं का पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, जो अपन 
मल पिता की सम्पत्ति का भी साथ ही साथ उत्तरा- 
धिकारी हो । --ऋचम (दवचम , द्ृयचेम ) ऋचाओं 
का संग्रह, --कः, --ककार: ॥व. कौवा ( क्‍योंकि 
'काक शब्द में दो 'क होते है) 2. चकवा (क्योंकि 
कोक॑ शब्द में भी दो 'क॑ हैं), --ककुद्‌ (पुं०) ऊंट, 


( ४८४ ) 


>-ग्॒‌ (वि०) दो गौओं से विनिमय किया हुआ 
(गः) तत्पुरुव समास का एक भेद जिसमे पूर्वपद 
संख्यावाचक होता ह--&न्‍्द्री द्विगरपि चाहम--उदभट, 
--ग्रण (वि०) दुगना, दोहरा, (द्विगणीकृ--दो बार 
हल चलाना, दुगना करना, बढ़ाना ), >गुणित 
(वि०) १. दुगुना किया हुआ, -कि० ५।४६ 2. दो 
तह किया हुआ 3. लपेटा हुआ +ऋ दुगुना बढ़ाया 
हुआ, --चरण (वि०) दो टाँगों वाला, दो पेरों वाला 
“द्विच रणपशर्ना क्षितिभुजाम--शा० ४॥१५, -चत्वा- 
रिश (वि०) [द्वि-चत्वारिशद्वा:] बयालीसवाँ, -चत्वा- 
रिशत (स्त्री०) (द्वि-द्वाचत्वा रिशत्‌ ) बयालोस, 

दुजन्मा, . हिन्दुओं के प्रथम तीन वर्णों में (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य) कोई एक, दे० याज्ञ० १३९ 
2. ब्राह्मण (जिसपर पवित्रीकारक कृत्य या संस्कारों 
का अनष्ठान किया जा च॒का हू )-जन्मना जायते शूद्र 
संस्कारद्विज उच्यते 3. अंडज जंतु जेसे कि पक्षी 


साँप, मछली आदि--स तमानंद मविदत द्विज:--नें ० 
२।१, श० ५९२९१, रघु० १२॥।२२, मुद्रा० १।११, 
मन० २।१७ 4. दाँत- कीणं द्विजानां गण:--भत ० 
१।१३ ( यहाँ 'द्विज' शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी हूँ 
अग्रचः ब्राह्मण, अयनी यज्ञोपवीत जिसे हिन्दुओं के 
प्रथम तीन वर्ण घारण करते है, आलय:ः द्विज का 
घर इन्द्र.,, ईशः 4. चन्द्रमा शि० १२।३ 2. गरुड 
का विशेषण 3, कपूर, दासः शृद्र, पति, _ राज 
. चन्द्रमा का विशेंषण--रघ० ५१२३ 2. गरुड़ 
3. कपूर, 'प्रषपा 4. आलवाल, थांवला 2. चबच्चा 
(जहाँ पशु पक्षी पानी पीय, बन्धुः, ब्रुबः . जो 
ब्राह्मण बनने का बहाना करता हैं 2. जो जन्म से 
ब्राह्मण हो, कर्म से न हो, तु० ब्रह्मवन्धु, लिड्रिन्‌ 
(पुं०) ॥. क्षत्रिय 2. झूठा ब्राह्मण, ब्राह्मण वेश 
धारी, ' बाहनः विष्णु की उपाधि (गरुडारोही ), ' सेवक 
श॒द्र, -जन्मन , --जातिः (पुं०) 3. हिन्दुओं के 
प्रथम तीन वर्णों में से किसी एक वण का - मन्‌० 


२।२४ 2. ब्राहमाण-नक० १।३९, कु० ५।४० 
3. पक्षी पंछी 4. दाँत,--जातोय (वि०) हिन्दुओं 
के प्रथम तीन वर्णों में से किसी एक वर्ण का 
-जिल्ठः !. साँप--शि० १।६२, रघु० ११।६४ 
१४|४१, भामसि० १॥२० 2. संसचक, मिथ्यानिन्दक 
चगलखोर 3. कपटी पुरुष,--त्र (धि०) (ब०वब०) 
दी तीन--रघु० ५॥२५, भत्‌ ० २१२१, >त्रिश 
(द्वात्रिश) . बत्तीसवाँ 2. बत्तीस से युक्त, --त्रिशञत 
(द्वात्रिशत) बत्तीस, लक्षण २२ शुभलक्षणों से युक्त 
-दण्डि (अव्य०) । डंडे से डंडा,--दत्‌ (वि०) दो 
दाँत रखने वाला, --दश (वि०) (ब० व०) बीस, 
-दश (वि०) (द्वादश) . बीसवाॉ, मनु० २।३६ 


2. बारह से युक्त, --दशन (द्वादशन) (वि०, ब० 
व०) बारह, 'अंशः . बृहस्पति ग्रह तथा 2. देवों के 
गुरु बहस्पति का विशेषण, अक्षः करः लोचन 
कातिकेय का विशेषण, अंगलः १२ अंगूल का माप, 
अह . बारह दिन का समय-- मन ० ५।८३, ११।६८ 

१२ दिन तक चलने वाला या १२ दिन में पूर्ण 
होन॑ वाला यज्ञ, आत्मन्‌ (पुं०) सूर्य, आदित्या 
(ब० व०) बारह सूर्य दे” आदित्य, 'आयस्‌ (पुं०) 
कुत्ता, सहल्न (वि०) १२००० से थुकक्‍त, - दइश्ञी 
( द्वादशी ) चाँद्र मास के पक्ष की १२वीं तिथि, 
-“देवतम्‌ विशाखानाम नक्षत्र, --देहः गणेश का 
विशेषण, --धातुः गणंश का विशषण, --नग्नक: वह 
मनष्य जिसकी सुन्नतत हो चकी हो,--नवत (्वि 
द्वानवतः) बानवेवाँ, --नवतिः (द्वि-हानवतिः) बानवे 
--प: हाथी, आस्यः गणंश का विशेषण, -- पक्ष 
. पंछी 2. महीना,-पञ्चादञ्य (द्वि-द्वापड्चाश) (वि०) 
बावनवाँ, --पञ्चाशत्‌ (द्वि-द्वापञ्चाशत ) (स्त्री०) 


बावन, प्थम्‌ दो मार्गें, पद, द्पाया, मनष्य 
“पंढदिका, --पदो ॥. दुपाया मनृष्य 2. पक्षी 
देवता, --पाद्यर, --पाद्यम दुहरा जुर्माना, -- पायिन्‌ 
(पृूं०) हाथी,--बिदुः विसगें: (:), --भुजः कोण, 
>-भेस (वि०) ( महल की भांति ) दो मंजिला 
- मात, ---मातजः 4. गणश तथा 2. जरासध का 
विशेषण, --मात्र: दीर्घ स्वर ( दो मात्राओं बाला ) 
“ सार्गो पगडंडी, -मुखा जोंक, --रः . भौंरा--तु ० 
द्विरेफ 2. बबेर, --रदः हाथी-रघ्‌ ० ४ै।४, मेघ० ५९, 
अन्तकः, अरातिः अदश्नः सिह, --रसनः साँप 
“रात्रम्‌ दो रातें, -- रूप (वि०) ॥. दो रूपों का, 
2. दो रंग का, द्विदलीय, --रेतस (पूं०) खच्चर, 
-“रेफः भोंरा ('भ्रमर इसमें दो 'र॑ हूँ) कु० १।२७, 
२।२७, २६९, --वचनम्‌ (६ व्या» में ) द्विवचन, 
--वज्ककः १६ कोणों का खोखा या पाइदवों का घर, 
-जाहिका बहंगी, --बिज्ञ (द्वाविशे) (वि०) बाइ- 
सवा, --विशतिः (द्वाविशति:) ( स्त्री० ) बाईस 
>-विध (वि०) दी प्रकार का, दो तरह का, मन्‌० 
७।१६२, --वेश्ञरा खड़खड़ा, खच्चरों से खींची जाने 
वाली हलको गाडी, --शतम व. दो सौ 2. एक सौ 
गी, ->शत्य (वि०) दो सो में खरीदा हुआ या दो 
सो के मूल्य का, --शफ (वि०) दो फटे खुर वाला 
(फः) कोई भी फटे दो खर वाला जानवर, --शीर्ष 
अग्नि का विशेषण, --षब्‌ (वि०) ( ब० व० ) दो 
बार छ:, बारह, -- षष्ट (द्विषष्ट, द्वाषष्ट) बासठवाँ, 
षष्टि: ( स्त्री० ) (६ द्विषष्टि:, द्वाषष्टि: ) ब्रासठ, 
--संप्तत (द्वि-हासप्तत) (वि०) बहत्तरवाँ,-सप्ततिः 
(सत्री०)) (द्वि-+द्वासप्तति:) बहत्तर, --सप्ताहः 


( ४८५ ) 


पक्ष, पखवाड़ा, --सहस्न, साहत्न ( वि० ) २००० से 


यक्‍त (-स्रम) दो हजार, --सीत्य, ---हल्य (थि० ) 


दोनों ओर से हल चला हुआ अर्थात्‌ पहले रूम्बाई को 


ओर से और फिर चौड़ाई की ओर से, --सुवण 
(थि०) दो सोने को मोहरों से खरीदा हुआ या दो 


स्वर्ण मद्राओं के मल्य का, “हन (पु० ) हाथी, : 


5”हायन्‌ , जज्वष (वि०) दो वष को आय का 
-हीन (वि०) नपुसक लिंग, --हृदया गर्भवतों स्त्री 
--होत (पुं०) अग्नि का विश्वेषण । 

हिंक (धि०) [द्वाम्यां कायति -द्वि--क--क] . दोहरा 
जोड़ी बनाने वाला, दो से युक्‍्त्र 2. दूसरा 3. दोबारा 
होने वाला 4. दो अधिक बढ़ा हुआ, दो प्रतिशत 
-:ट्विक शत वृद्धि:--मनु ० ८।१४१-२ । 

द्वितवयव (वि०) (स्त्री०--यी ) [हो अवयवो यस्य-द्वि + 
तयप्‌]) दो से युक्त, दो में विभकत, दुगना, दोहरा 
(कई बार ब० व० में प्रयक्‍्त )--द्रुमसानमतां किमन्तर 
यदि वायौ. द्वितयं४पि ते चला:--रघु० ८।९० 
“यम जोड़ी, यूगठ--रघु ० ८।॥६, 

द्वितोय (वि०) [ढयो: प्रणम--ह्विं+-तीय | दूसरा >त्वं 
जीवितं त्वमसि में हृदयं द्वितीयम्‌ू--उत्तर० ३॥२६, 
मेघ० ८३, रघु० ३।४९,--यः . परिवार मे दूसरा, 
पुत्र 2. साथी, साझीदार, मित्र, (प्रायः समास के 
अन्त में) प्रयतपरिशग्रहद्वितीय:---मघु० १॥९५, इसी 
प्रकार छाया', दुःख, -या चान्द्रमास के पक्ष की 
दोयज, पत्नी, साथी, साझौदार। सम०--आश्रस: 
ब्राह्मण या गृहस्थ के जीवन को दूसरी अवस्था 
अर्थात्‌ गाहुस्थ्य । 

द्वितोयक (वि० ) [द्वितोय--कन्‌ | दूसरा 

द्वितोयाकृत (वि०) [द्वितोीय--डाच--कृ-क्त] (खेत 
आदि) जिसमें दो बार हल चलाया जा च॒का हो । 

द्वितोषिन (वि०) (स्त्री०--नी) [द्वितीय इनि] दूसरे 
स्थान पर अधिकार किये हुए 

हविध (बि०) [हिधा-+-क] दो भागों में विभक्त, दो टुकड़ों 
में कटा हुआ । 

द्विधा (अव्य०) [द्वि।-घाच्‌]। दो भागों में--द्विघाभिन्ना 
शिखन्डिमि:--रघु० १।३९, मनु० १।१२,३२, द्विधंव 
हृदय तस्य दुःखितस्याभवत्तदा--महा ० 2. दो प्रकार 
से। सम०--करणम्‌ दो भागों में विभाजन 


टुकड़ें-टकंडे करना,गतिः: . उभयचर जन्तु, जल- 


स्थल-चर ८. ककड़ा 3. मगरमच्छ । 
द्विशस (अव्य०) [द्वि।शस्‌ | दो दो करके, दो के हिसाब 
से, जोड़े म॑ । 
. द्िष (अदा० उभ०--ऋछष्टि, द्विष्टे, द्विष्ट) घृणा करना 
पसंद न करना, विरोधी होना--न इंक्षि यज्जनमत- 
स्तव्वमजॉतशंत्र:--वेणी ० ३।१५, भग० २।५७, १८।१० 


भद्गि० १७६१, १८।॥९, रम्यं इष्टि--श० ६५, 
(प्र, वि, सम्‌ आदि उपसर्ग रूगनं पर इस घातु के 
अर्थों में कोई परिवतंन नहीं होता ) 

दिष (वि०) [द्विष्‌ --क्विप्‌ | विरोधी, घृणा करने वाला, 
शत्रुवतत्‌-- (१० ) शरत्रु,--रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामा- 
मिषतां ययो--रघु ० १२११, ३।४५, पंच० १॥७० । 

द्विष [द्विप-क] शत्रु (द्िषन्तप) थि० शत्रु को संतप्त 
करने वाला, परिशोघ लेने वाला) । 

हिबत्‌ (पुं०) [द्विष्‌-शत्] शत्र (कमं० या संबं० के 
साथ )--ततः परं दृष्प्रसहं द्विषश्ड्ि:--रधु० ६।३१, 
शि० २।१, भट्ठि० ५।१९७ । 

द्िष्ट (वि० ) [द्विप--क्त]। विरोधी 2. घृणित, अप्रिय,-- 

ध्टम तांबा । 

द्विस (अव्य० ) [द्वि+-सुच] दो बार--हिरिव प्रतिशब्देन 
व्याजहार हिमालयः--कु० ६।६४, मन॒० २॥६० । 
सम०--आगमनम (हि रागसनस) गोौना, म्‌कलावा, 
दुल्हन का अपने पति के घर दूसरी बार आना, 
--आपः (ह्विराप) हाथी,-- उक्त (द्विर्क्‍त) (बि०) 
. आवृत्ति, पुनरुक्ति 2. अतिरेक, अनुपयोग,--अऊढा 
(द्वि्डा) पुततविवाहित स्टत्री,-- भाव:,--वचनम्‌ 
द्विरावृत्ति । 

ठीपःः--पम [द्विगंता दृयोदिशोर्वा गता आपी यत्र द्वि+- 
अपू, अप ईप | . टाप्‌ 2. शरणस्थान, आश्चयगृह 
उत्पादन स्थान 3. भूलोक का एक भाग (भिन्नर 
मतानसार इन भागों की संख्या भी भिन्न २६, 
चार, सात, नौ या तेरह, कमल की पंखड़ियों की 
भांति सब के सब मेरु के चारों ओर स्थित हूं, इनमें 
से प्रत्यक को समुद्र एक दूसरे से वियकत करता हूं । 
नं० १॥५ मे अठारह द्वीपों का वणन हूँ, परन्तु सात 
की संख्या सामान्य प्रतीत होती ह-न्‍तु० रघ० 
१।६५, और श० ७।३३, केन्द्रीय भाग जम्बद्वीप का 
हैँ जिसम भारतवर्ष विद्यमान हें)। सम०- कपर 
चोन से प्राप्त कपूर । 

दीपवत (वि०) [द्वीप-- मतुप्‌ | टापुओं से भरा हुआ, 

(प०) समद्र,--ती पथ्वी । 

दीपिन (प०) [द्वीप--इनि] . शर--चर्मणि द्वीपिनं 
हन्ति---सिद्धा० 2. चीता, व्याध्र। सम०-- नखः,- 
खम्‌ . शर की पंछ 2. एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । 

देधा (अव्य०) [द्वि+घा]), दो भागों मे, दो तरह से 
दो बार । 

देष: [दिप-| घज्य | . घणा, अरुचि, बीभत्सा, अनिच्छा, 
जगुप्सा--श० ५।१८, भग० ३॥३४, ७।२७, इसी 
प्रकार अन्नद्वेष.,. भकक्‍तद्वेष: 2. छात्रता, विरोध, ईर्ष्या 
>-मन॒० ८।२२५ । 

हेषण (वि०) [द्विष्‌-ल्‍ल्यूट) घृणा करने वाला, नापसन्द 


। 
| 
| 


ध्ी आ से जे +ए७ए७एए॑ए 3 मन य4००32 ५५०३७“ ० ३ जन वि 


( ४८६ ) 


करने वाला,--ण: शत्रु,--णम्‌ घृणा, जुग॒ृप्सा, शत्रता, 
अरुचि । 

देषिन, द्वेष्द (वि) [हंष-/इनि, द्विष--तृच्‌] घृणा करने 
वाला, (पृं०) शत्र । 

हेष्य (सं ) [द्विष-ण्यत्‌] !. घणा के योग्य, 
घिनोना, घणित, अहुचिकर--रघ्‌ू ० १।२८,-- 
शत्रु भग० ६।९, ९२९, मनु० ९।३०७ । 

ठेंगणिकः |द्विगण-+5क | सूदखोर जो शत-प्रतिशत ब्याज 
लेता हूं । 

हंगण्यम [द्विगण- ष्यञा ] ). दुगनी राशि मुल्य या माप 
2. द्वित्व, दंतावस्था 3. तीन गणों (अर्थात्‌ सत्त्व, 
रजस और तमस ) में से दो पर अधिकार रखना। 


हेतम [ द्विघा इतम्‌ द्वितम, तस्य भाव: स्वार्थ अण | 
. द्वित्व 2. दृतवाद (दशं०) दो बविशद नियमों का 
प्रकथन, जसे कि जीव और प्रकृति, ब्रह्म और विश्व 
आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हं--तु० 
'अद्वत --कि शास्त्र श्रवर्णन यस्य गलति द्वतान्धकारो 
त्कर:- भाभमि० १।॥८६ 3. एक जंगल का नाम । 
सम०--वनम एक जंगल का नाम--कि० ६।१ 
>-बादिन (पुं०) वह दाशनिक जो द्तसिद्धान्त को 
मानता है । 
ढतिन्‌ (प०) [ द्वरृत-इनि |] दतवादी दाशेनिक । 
हेंतोीपयीक (वि०) (स्त्री०--की) [ द्वितीय--ईकक |] 
दूस रा--दृती यीकतया मितोध्यमगमत्तस्य प्रबन्ध महा- 
काव्य चारुणि नषधीयचरिते सर्गमों निसग॑ज्ज्विल:-- ने ० 
२।११०, तु० तातीयीक । 
ठंघ (वि०) (स्त्री०-धी) [द्वि+धमुझ ] दोहरा 
दुगना (हृधीभू--दो भागों म॑ं विभकत होना, खण्ड २ 
होना, द्विविधा में पड़ना, मन में अनिश्चित होना) 
--धम (. द्वतावस्था, दोहरी प्रकृति या अवस्था 
2. दो भागों में वियक्ति 3. दुगने साधन, गौण आर- 
क्षण 4. विविधता, भिन्नता, संघ, विवाद, विभेद 
-आअुत्तिदधं तु यत्र स्थात्‌ तत्र धर्मावुभो स्मृतौ-मनु० 
२।१४, ९॥३२, याज्ञ ७ २७८ 5. संदेह, अनिश्चितता 
--भग० ५१२५, वेणी० ६।४४ 6. दो प्रकार का 
व्यवहार, दुरंगीनीति, विदेशनीति के छः: प्रकारों में से 
एक, दे० नी ० दृधीभाव और गण । 
दृधोभाव:ः [ द्ंघ+च्वि--भू+घला ]. दंतता, दो प्रकार 


की अवस्था या प्रकृति 2. दो खण्ड, विभिन्नता, 
द्विधाभाव 3. संदेह, अनिश्चितता, डाँवाडोल होना 
निलम्बन,-घधृतद्वंघी भावकातरं मे मनः-श० १ 4. दुविघा 
5. विदेश नीति के छ: गणों में से एक (कुछ के मता- 
नुसार इसका अथ हँ-दो तरह का व्यवहार, दुरंगापन 
बाहर से शत्र के साथ मित्र जैसे संबंध रचना-- बलि- 
नोदविषतोमंध्य॑ वाचात्मानं समर्पयन, द्वधीभावेन 
तिष्टेत्तू, काकाक्षिवदरक्षित:; दूसरों के मतानुसार 
शत्रु की सेना में फट डालना और अपने से बलवान 
शत्रु का छोटी२ टुकष्टियों में मकाबला करना तथा 
आक्रमण द्वारा उसे दुःखी करना--द्वरेधीभावः स्वबलस्य 
द्विधा करणम्‌-औयाज्ञ० १॥३४७ पर मिता०, तु० 
मन० ७।१७२, व १६० से। 

दृष्यम [ द्विधा+ष्यझ |. दुरंगी चाल 2. विविधता 
विभिन्‍नतता । 
(वि०) (स्त्री०-पी) [द्वीप+ अण्‌ ] . टापू से 
सबंध या टापू पर रहने वाला 2. शर से संबंध रखने 
वाला, शेर की खाल का बना हुआ या व्यापत्न को खाल 
से ढका हुआ,--प: शर की खाल से ढकी हुई गाड़ी । 

हृपक्षम्‌ [ द्विपक्ष|- अण | दो दल, दो टोलियाँ । 


दपायन: [ द्वीपायन -|-अण्‌ | टाप मे उत्पन्न, वेदव्यास । 
(वि०) (स्त्री०--प्या,--प्यी) [ द्वीप--यज्ण_ | टापू 
निवासी या टाप से संबन्ध-- शि० २।७६ । 

इमातुर (वि०) [ द्विमातृ+अण ] दो माताओं वाला, 
अर्थात्‌ जन्मदात्री माता तथा सौतेली माता,--र 
. गर्णंश का नाम 2. जरासंघ का नाम--हते हिडिबरि- 
पुणा राज्ञि दमातुरे यधि-- शि० २।६० । 

हमातृक (वि०) (स्त्री०--की) [ ट्विमातृक--अण्‌ ] (वह 
देश) जहाँ वर्षा तथा नदी दोनों का जल खेती के 
काम आता हो (तु० 'देवमात॒क') । 

दरथम [ द्विथ-|- अण ] . दो रथारोहियों का 
यद्ध 2. एकल यद्ध,-- थः शत्र । 


दराज्यम [ द्विराज्य+ष्यञ्ज_] दो राजाओं में बटा हुआ 
उपनिवेश । ; होने 

दैवाषिक (वि०) [्विवर्ष --ठक |] प्रति दूसरे वर्ष होने 
वाला । 

देविष्यम [ द्विविध+ष्यञ्म ] . द्वंतता, दुरंगी प्रकृति, 
2. विभिन्‍नता, विविधता, भिन्‍नता । 


एकाकी 


( ४८७ 


(वि०) [धा-+ड] (समास के अन्त मं), रखने वाला 
संभालने वाला,--धः . ब्रह्मा का विशेषण 2. कुबर 
3. भलाई, नेकी, आचार, गण,--धम््‌ धन दौलत 
संपत्ति | 

घधक क्रोधोदगार--उत्तर ० ४॥२४। 

घकक (चुरा० उभ०--धक्कयति-ते ) ध्वस्त करना, नष्ट 
करना । 

घट: [ध-+-अट +-अचू, शक० पररुपम | . तराज़ू, तराज 
के पलड़ 2. तराज़ू द्वारा कठोर परीक्षा 3. तुला 
राशि । 

धटकः [धट-+क--क] ४२ गुंजा या रत्तियों के समान 
एक प्रकार का तोल विशेष । 

धघटिका, घटो [धटी--कन्‌ --टापू, हृस्व:; धन्‌+-अच -+- 
डीप्‌, नि० नस्य ट:] 7. पुराना कपड़ा या चिथड़ा 
2, लंगोटी 

धटिन (पुं०) [धट-+-इनि] ।. शिव का विशेषण 2. तुला 
राशि,-- नौं -- धटी । 

धण्‌ (म्वा० पर०-धणति ) शब्द करना । 

धत्तर:, धत्तरकः,-का [धयति धात्‌न्‌ धे+उरच्‌ पषो० 
धत्तर--कन्‌, स्त्रियां टाप च] घत्रे का पौधा । 

धन्‌ (म्वा० पर०-धनति ) शब्द करना । 


धनम्‌ [धन्‌--अच्‌] . संपत्ति, दोलत, धन, निधि, रुपया 
(सोना, आदि चल संपत्ति )--धन ताकदसुलभम्‌ -- 
हि० १, (आलं० भी) जसा कि तपोधन, विद्याघन 
आदि में 2. (क) मल्यवान्‌ संपत्ति, कोई प्रियतम 

या स्निग्धतम पदाथ, प्रियतम निधि--कष्टं- जन: 
कुलघन रनरञ्जनीय/जःउत्तरठ १।१४, गरोरपीदं धन- 
माहितारने:--रघ० २।४४, मानधनम, अभिमान० 
आदि (ख) मल्यवान्‌ वस्तु- मन्‌० ८।२०१, २०२ 
3. पूंजी (विप० वृद्धि या व्याज) 4. लूट का माल 
अपहृत वस्तु, ऊपरी आय 5. मल्‍्लयद्ध में बिजेता 
को प्राप्त होने वाला पुरस्कार, खल म॑ जीता हुआ 
पारितोषिक 6. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रति- 
योगिता, प्रतिद्वच्दधिता 7. धनिष्ठा नक्षत्र 8. फालत्‌ 
अवशिष्ट 9. (गणि० में) जोड की राशि (विप० 
ऋण) । सम०--अधिकारः संपत्ति में अधिकार, 
उत्तराधिकार में संपत्ति पाने का हक़,--अधिकारिन, 
--अधिकृतः . कोषाध्यक्ष 2. उत्तराधिका री---अधि- 
गोप्त्‌---अधिप --अध्यक्षः . कुबंर का 
विशेषण -कि ०५।१६ 2. कोषाध्यक्ष, --अपहार 
. अथंदंड 2. लट खसोट का माल,--अचित (वि० ) 
धन के उपहारों से सम्मानित, मल्यवान उपहारों से 
संतुष्ट किया गया,-मानधना धनाचिता:--कि० 


ध्‌ 


४-+ अत ना गा... ७-3 "वर नाक..." फाा-ा मामा 


+-२3.3......."-.्रा "नी मा 8..-..€लब६६.ब>>्र॒-. गा आा................................ “2. .................... रे 


) 


१।१९ 2. मालदार, घनाढ़्य,-- अथिन (वि०) धन- 
च्छुक, लालची, कंजूस, - आढय (वि० ) मालदार, 
घनी, दौलत मंद,--आधारः खजाना,--ईशः, ईवब्वरः 
. कोषाध्यक्ष 2. कुबर का विशेष ण,--उष्मन्‌ (पुं०) 
धन की गर्मी--तु ० अर्थंष्मन्‌, -- एपिन्‌ (पृं०) साहू- 
कार जो अपना रुपया माँगे,-केलिः कुबेर का विशेषण 
क्षय: धत को हानि, धनक्षय वर्धति जाठराग्नि:- 
पंच० २।१७८,--गर्व,--गवित (वि०) रुपये का 
घमंडी, जातम्‌--सब प्रकार की मूल्यवान्‌ सरर्पत्ति, 
समस्त द्रव्प--दः . उदार या दानशील व्यक्ति 
2. कुबर का विशेषण-रघु० ९।२५, १७।८० 
3. अग्नि का नाम, “अनजः रावण का विशेषण-रघु ० 
१२५२, ८८,--दंडः अथेदंड, जुर्माना,--दायिन्‌ 
(पं०) आग,--पत्ति: कुबेर का विशेषण---तत्रागार 
धनपतिगहानुत्तरेणास्मदीयम्‌--मेघ० ७५,७,--पाल 
. कोषाध्यक्ष 2. कुबेर का विशेषण,--पिज्ञाचिका, 
पिज्ञाची घन का राक्षस, धन की तृष्णा, लालच 
. लोलपता, - प्रयोग: सूद खोरी,--मद (वि) धन का 
घमंडी,--- मलम्‌ मूलघन, पूँजी,-- छोभः तृष्णा, लिप्सा, 
7>व्ययः . खर्च 2. अपव्यय,---स्थानम्‌ खजाना, हरः 
. उत्तराधिकारी 2. चोर 3. एक प्रकार का सुगंध- 
द्रव्य । 


धनकः, धनाया [धनस्य 
लालच, लालसा ; 

घधनऊ्जयः [धन-+जि--खच्‌, मम] !. अजन का नाम 
(नाम की व्यृत्पत्ति---सर्वाज्जनपदान्‌. जित्वा वित्तमा- 
दाय केवलम्‌, मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मा 
घनञ्जयम्‌--महा ० 2. अग्नि का विशेषण । 

घनवत्‌ (वि०) [धन-+-मतुप्‌] धनी, दोलतमंद । 

घनिकः [धनमादेयत्वेनास्ति अस्य--ठन्‌ |] ?. धनवान्‌ या 
दौलतमंद पुरुष 2. महाजन, साहकार--दापयंद्धनि- 
कस्याथम--मनु ० ८।५१, याज्ञ ० २॥५५, 3. पति 
4. ईमानदार व्यापारी 5. 'प्रियंग' वक्ष । 

धनिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [धन--इनि] धनी, मालदार, 
दोलतमंद (पुं०) . दौलतमंद 2. साहुकार--याज्ञ० 
२।१८,४१, मनु० ८।६१ । 

धनिष्ठ (वि०) [ धन-+-इष्ठनूु, धनिन्‌ की उ० अ० |] 
अत्यंत धनी,--ध्ठा तेइसवाँ नक्षत्र, (इसमें चार नक्षत्रों 
का पूंज हैं) । 

धनी घधघतीका [ धनमस्ति अस्यथा:--धन्‌ +-अच्‌ --डीप ] 
तरुणी, जवान स्त्री । द 

घनु: [| धनू--उ | घनष, (संभवतः 'धनस' का ही रूप) 

घनुस (वि०) [घन्‌--उसि | . धन्‌थष से सुसज्जित (नपुं०)। 


काम:--धन--कन्‌,| तष्णा, 


( ४८८ ) 


धनृष,--धनष्यमोध समधत्त बाणम--कु० ३।६६, 
इसी प्रकार इन्द्रधनु:ः अदि (बहुत्रीहिं समास के अन्त 
में 'धनुस्‌ के स्थान में 'धन्वन्‌' आदेश हो जाता हं-- 
रघृ० २।८ ) 2. चार हाथ के बराबर लंबाई की माप 
5याज्ञ० २।१६७, मन ० ८।२३७ 3. वत्त की चाप 
4. घन राशि 5. मसरुस्थल तु० घन्‍न्वन | सम०- कर 
(वि०--घधनुष्कर) घनुष से सुसज्जित (रः) धनुष 
बनान वाला,--काण्डम (धन, कांडम ) धनष और 
बाण--खण्डम्‌ (धन॒ः खंडम्‌ ) घत्‌ष का भाग-मेघ ० १५, 
““गणः (धनु्गण:) धनुष की डोरी,--ग्रहः (धनग्रह) 
धनुर्धारो,--ज्या ( धनुर्ज्या ) घनुष को डोरी 
“--अनवरतधनज्यस्फालनक्रपूवम---श ० २।४,-द्रम 
(धनुद्रम:) बॉस --धरः--भत्‌ (पुं०) (धन॒धर 
आदि) धनुर्धारी--रघु० २।११,२९, २।३१,३८,२९ 
९।११,१२।९७, १६॥७७,--पाणि (वि०) (घनुष्पाणि) 
धन॒ष से सुसज्जित, हाथ में धनुष लिये हुए,--मार्ग 
( धनर्माग:) धनष की भांति टंढ़ी रेखा, वक्र,--विद्या 
(धनुविद्या) धनुविज्ञान,--बक्ष:, (धनुवक्षः) . बाँस, 
2. अश्वत्थ का वृक्ष---बेद: (घनुवद:) चार उपवेदों 
में से एक--धनवंद, घनविज्ञान । 


धन्‌ (स्त्री०) [ धन्‌+ऊ | धन॒ष, कमान । 

धन्य (वि०) [ धन्‌+यत्‌ | . धन प्रदान करने वाला, 
““मेनु० २।१०६,४।१९ 2. दोलतमंद, घनी, माल- 
दार 3. सोमाग्यशाली, भाग्यवान्‌ महाभाग, एरश्वर्य- 
शाली--धन्यं जीवनमस्य मार्गसरस:-भामि० ११६, 

या केयं स्थिता ते शिरसि--म॒द्रा ० १॥६ 4. श्रेष्ठ 

उत्तम, गणवान्‌,-न्य 
किस्मत वाला व्यक्ति--धन्यास्तदड्भगरजसा मलिनी 
भवति--श० ७।१७, भतृ० १४१, धन्य: कोषपि न 
विक्रियां कलयते प्राप्ते नवे यौवनें-१।७२ 2. काफिर, 
तास्तिक 3. जादु,--ल्या 4. घधात्री 2. घनिया,--न्यम्‌ 
दौलत, कोष । सम०--वाद: 4. साधवाद देने के 
लिए बीला जाने वाला शब्द, साधवाद 2. प्रशंसा 
स्तुति, वाहवाह । 

धन्यमन्य (वि०) [धन्य--मन्‌+-खशू, मम |] अपने आपको 
भाग्यशाली मानने वाला । 

धन्याकम्‌ | धन्‍्य-आकन्‌, नि० ] . धनिये का पौधा 
2. घनिया । 


धन्वम | धन्‌-- वन | धन॒ष (श्रेण्य सांहत्य में विरल 
प्रयोग) । सम०--थि: धनष रखने की पेटी । 

धन्वन्‌ (पुं०, नपुं०) [ धत्व्‌ +कनिन्‌ | 4. सूखी जमीन, 
मरुभूमि, परत की भूमि--एवं धनन्‍्वनि चंपकस्य सकले 
हारहेतावपि-भामि० १३१ 2. समद्रतट, कड़ी भमि। 
सम० - दुर्गय गढ़ (जो चारों ओर फंली मरुभमि के 
कारण अगम्य हो )--मनु ० ७।७० । 


भाग्यवान या सौभाग्यशालो, 


जाना >----गूह- 


घन्वन्तरम्‌ (नपुं०) चार हाथ के बराबर दूरी की माप, 
तु० दंड । 

धन्वन्तरि [ धन: चिक्षित्साशास्त्र तस्यान्तमच्छति-धन -+- 
अन्त + क्र +३ | देवताओं के वेद्य का नाम, (कहते 
हैं कि धन्व॑ंतरि, सम॒दमंथन के फलस्वरूप, अमत हाथ 
में लिए हुए समुद्र से निकले थे तु० चतुर्देशरत्न । 

धन्विन (वि०) (स्त्री०--नी) [ धन्वं चापो&्स्त्यस्थ इनि] 
धनष से सुसज्जित, (पुं०) . धनर्धारी के मम 
घन्विनो हत्य--कु० ३।१०, उत्कर्ष: स॒ च धन्विनां 
यदिषव: सिध्यन्ति लक्ष्य चले--श० २॥४ 2. अजुन . 
3. शिव और 4. विष्णु का विशेषण 5. धनु राशि ! 


धन्विनः | धनन्‍्व +इनन्‌ | सूअर । 

घम (वि०) (स्त्री०--मा,--मी) [ धम्‌--अच्‌ | (प्रायः 
समास के अन्त में) 4. घोकने वाला--अग्निन्‍्धम, 
नाडिन्धम 2. पिघलाने वाला, गलानें वाला,--म 
. चन्द्रमा 2. क्रष्ण की उपाधि 3. मत्य के देवता 
यम, और 4. ब्रह्मा का धिशेषण । 

धमकः | धम +ण्वल | लहार । 

धयधमा (स्त्री०) अनुकरणमूलक छब्द जो घोकनी या 
बिगल की ध्वनि को व्यक्त करता ह । 

घसन (वि०) | धम+ल्युट्‌ ] . धोंकनें वाला 2. क्र, 
--नः एक प्रकार का नरकुल । 

धमनिः,-+नी [ घम+अनि, धमनि-+-डछझीष्‌ ] 4. नरकुर 
ने 2. शरीर की नाड़ी, शिरा 3. गला, गदन । 

धमिः | धम+३ | फक मारना | 


धम्मल:, धम्मिलः, धम्मिल्ल: [ धम्‌+विच , मिल्‌--क्‌ 
पृ० | स्त्रो के सिरका मींढीदार अलक्ृत जड़ा 
जिसमें मोती और फल लगे हों--आकुलाकुडगल द्ध- 
म्मिल्ल --गीत० उरसि निपतितानां ख्रस्तथम्मि- 
ल्डकानाम (वधूनाम्‌) भतृ० १।४९, शुंगार० १। 
(वि०) [ ध+श | (प्रायः समास के अन्त मे) पीन 
ताला चसने वाला जेसा कि 'स्तनंघय म॑ । 
धर (वि०) (स्त्री०--रा,-री) [ धृ+अच | (प्राय 
समास के अन्त में) पकड़ने वाला, ले जाने वाला 
संमालने वाला, पहनने वाला, रखने वाला, कब्जे में 
करने वाला, संपन्न, प्ररक्षा करन वाला, निरीक्षण 
करने वाला जैसा कि अक्षधर, अंशुधर, गदाघर, 
गंगाधर, महीधर, असम्धर, दिव्यांबरधर आदि,-- 
र; . पहाड़ -उलककन्धर द्रष्टमवेक्ष्य शोौरिम- त्कन्धरं 
दारुक इत्यवाच--शि० ४१८ 2. रूई का ढर 3 
ओछा, छिछोरा 4. कच्छपराज अर्थात्‌ कर्मा- वतार 
भगवान्‌ विष्ण 5. एक वस्तु का नाम । । 
घरण (वि०) (स्त्री०--णोी ) | ध्‌+ल्यूुट्‌ | रखन वाला, 
प्ररक्षण करने वाला, संभालने वाला आदि,--ण 
. टीला (जो पुल का काम दे रहा हो ), पव्रतपाश्व 


धघय 


( ४८९ ) 


2. संसार 3. सूर्य 4. स्त्री की छाती 5. चावल, अनाज 
हिमालय (पहाड़ों का राजा ),--णम्‌ . सहारा देना, 
निर्वाह कराना, संभालना--सारंध रित्री धरणक्षम 
च--कु० १।१७, धरणिघरणकिणचक्रगरिष्ठे---गीत ० 
१ 2. कब्जे में करना, लाना, उपलब्ध करना 
3. थनी, टेक, सहारा 4. सुरक्षा 5. दस पल के वजन 
का बटटा | 

धरणि:,--णी (स्त्री) [| ध+अनि, धरणि+डछाीष | 
पृथ्वी--लठति धरणिशयने बहु विलपति तव नाम 
>गीत० ५ 2. भूमि, मिट॒टी 3. छत का शहतौर 


4. नाड़ी, शिरा । सम०--ईइवरः . राजा 2. विष्ण 


का या 3. शिव का विशेषण,--कीलक:ः पहाड़,-- 
-पुत्रः->सुतः 4. मंगल के विशषण 2. 'नरक' राक्षस 
के विशेषण,--जा, - पुत्नी--सुता जनक की पुत्री सीता 
(पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण ) का विशेषण 
-“धर: . शेष या 2. विष्ण का विशषण 3. पहाड़ 
4, कछवा 5. राजा 6. हाथी (जो, कहते हैं, कि 
पृथ्वी को संभाले हुए ह),--धत्‌ (पूं०) 4. पहाड़ 
2. विष्ण या 3. शेष का विशेषण । 


धरा | ध--अच--टापू | [. पथ्वी--धरा धारापातर्म- 
णिमयशरीरभिद्यत इवब--म॒च्छ० ५।२२ 2. शिरा 
3. गूदा 4. गर्भाशय या योनि। सम०--अधिप 
--राजा,--अमरः,--देवः--सुरः ब्राह्मण,--आत्मज:, 
-“पुत्रः-- सुन !. मंगल ग्रह के विशेषण 2. नरक 
राक्षस के विशेषण,---आत्मजा सीता का विशेषण, 
-उद्धारः पृथ्त्री का छुटकारा,-धरः . पहाड़ 2. विष्णु 
या कृष्ण का विशेषण 3. शेष का विशेषण,--पति 
. राजा 2. विष्णु का विशेषण,--भुज्‌ (पुं०) राजा, 
--भत्‌ (१०) पहाड़ । 

धरित्री | ध्‌+-इृत्र +-डीष | . पृथ्वी, श० २।१४, रघ० 
१४।५४ कु० १४२, १७ 2. भूमि, मिट॒टी । 

धरिमण्‌ (पुं०) [ ध+इमनिच्‌ | तराजू, तराजू के 
पलड़ । 

धत्तर: [ --धस्तुर पयो ० साध: | धत्रे का पौधा । 

धत्रम | ध-+त्र | . घर 2. थनी, टंक 3. यज्ञ, 4. सद- 
गुण, भलाई, नतिक गुण । 


धमः [ भच्रियते लोकोडइनेन, धरति लोक वा घ्‌+मन्‌ |] 
. कतेव्व, जाति, सम्प्रदाय आदि के प्रचलित आचार 

- का पालन 2. कानून, प्रचलन, दस्तूर, प्रथा, अध्या- 
देश, अनृुविधि 3. धामिक या नेतिक गुण, भलाई 
नकी, अच्छे काम (मानव अस्तित्व के चार पुरुषार्थों 

मे से एक) कु० ५।३८, दे० 'त्रिवग भी, एक एव 
सुहृद्धमों निधनेउप्यनुयाति यः--हि० १॥६५ 4. कतंव्य 
शास्त्र तविहित आचरण क्रम,--पष्ठांशवृत्तेपि धर्म एप: 

श० ५४, मन॒० १।॥११४ 5. अधिकार, न्याय, 

६२ 


औचित्य या न्यायसाम्य, निष्पक्षता, 6. पवित्रता, 
ओऔचित्य, शालीनता 7. नंतिकता, नीतिशास्त्र, 
8. प्रकृति, स्वभाव, चरित्र--मा० १६, प्राणि , जीव 
9. मल गण, विशेषता, लाक्षणिक गुण ( विशिष्ट ) 
विशेषता--वदन्ति व्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्य दीपक बुधाः 
“-चन्द्रा० ५५४५ 40. रीति, समरूपता, समानता 
. यज्ञ 2. सत्संग, भद्र॒पुरुषों की संगति 43. भक्ति, 
घामिक भावमग्नता ॥4. रीति प्रणाली 5. उप- 
निषद्‌ 6. ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर 47. मृत्यु का 
देवता यम । सम०--अड्भट, -“-गा सारस,-+अधमा 
(पुं० द्वि० व०) सत्य और असत्य, कर्तव्य और 
अक्तंग्य, विद (पृ०) मीमांसक जो कर्म के सही या 
गलत मार्ग को जानता हैं, --अधिकरणम्‌ 7. विधि 
का प्रशासन 2. न्यायालय, --अधिकरणिन्‌ (पुं०) 
न्यायाधीश, दण्डनायक, --अधिकार: . धामिक 
कृत्यों का अधीक्षण--श० १ 2. न्याय-प्रशासन 
3. न्यायाधीश का पद, -अधिष्ठानम्‌ न्यायालय, 
--अध्यक्ष: . न्यायाधीश 2. विष्ण का विशेषण 
--अनुष्ठानम्‌ धर्म के अनुसार आचरण, अच्छा आंच- 
रण, नंतिक चालचलन, --अपेत (वि०) जो धर्म 
विरुद्ध हो, दुराचारी, अनीतिकर, [अर्धामिक ( तम्‌ ) 
दुव्यंसन, अनेतिकता, अन्याय, --अरण्यम्‌ तंपोवन 
बन जिसमें संन्‍्यासी रहते हों--धर्मारण्यं प्रविशर्ति 
गज:---श० १।३३, --अलीक ( वि० ) झूठे चरित्र 
वाला --आगम: धमंशास्त्र, विधि-ग्रन्थ, --आचाये 
. धरं शिक्षक 2. धमंशास्त्र या कानून का अध्यापक, 
--आत्मज: यूधिष्ठिर का विशेषण, -- आत्मन्‌ (वि०) 
न्यायशील, भला, पृुण्यात्मा, सदगुणी, --आसनम्‌ 
न्याय का सिंहासन, न्याय की गदही, न्‍्यायाधिकरण-- 
ने संभावितमद्य धर्मासनमध्यासितुमु--श० ६, धर्मास- 
नाद्विशति वासगुहं नरेन्द्र:--उत्तर० १।७, -- इन्द्र: 
यधिष्ठिर का विशेषण, --ईशः यम का विशेषण 


--उत्तर (वि०) अतिधामिक, जो न्याय धर्म का 
प्रधान पक्षपाती हो, निष्पक्ष और न्यायपरायण-- 
धर्मोत्तर मध्यममाश्रयंन्ते--रघ ० १३।७, -- उपदेदा 
. धर्म या कतंव्य की शिक्षा, धामिक या नैंतिक शिक्षण 
2. धमंशास्त्र--कर्मन्‌ (नपुं०) -- कार्यम्‌ , क्रिया, 
कतंव्य कम, नीति का आचरण, धर्मपाछन, धामिक- 
कृत्य या संसार 2. सदाचरण,--कथादरिद्व: कलियग 
--काय: बद्ध का विशेषण, ---कीलः अन॒दान, राज- 
कीय लेख या शासन, -केतुः बद्ध का विशेषण,-कोश 
-- षः धर्मंसंहिता, धर्मशास्त्र---धरम्ंकोबस्य ग्प्तये--- 
मन ० १९९ --क्षेत्रम . भारतवर्ष (धर्म की भूमि) 
2. दिल्‍ली के निकट का मंदान, कुरुक्षेत्र ( यहां ही 
कौरव पांडवों का महायद्ध हुआ था )--ध मक्षेत्रे कुरु 


( ४९० 


क्षेत्र समवेता ययत्सव:--भग० १।१, -घट: वज्ञाख 
के महीने म॑ ब्राह्मण को प्रतिदिन दिये जाने वाले 
सुगन्धित जल का घड़ा, --चक्रभृत्‌ (पूं०) बौद्ध या 
जैन, -चरणम , --चर्या कानून का पालन, घामिक 
कृतेव्यों का सम्पादन--कु० ७।८३, - चारिन (वि०) 
भद्रव्यवहार करने वाला, कानन का पारलन करने 
वाला, सदगणी, नेक --रघ ० ३।४५, (पुं०) संनन्‍्यासी 
--चारिणी 4, पत्नी 2. पतिक्रता सती साध्वी 

पत्नी, --चक्तिनम्‌ , चिता भलाई या सदगणों का 
अध्ययन, नंतिक कतेंब्यों का विचार, नीति-विमशं, 
-जः . धम से उत्पन्न, वध, पुत्र, असली बंटा-- 
तु० मन ० ९१०७ 2. यधिष्ठिर का नाम, --जन्मन 
(पुं०) यूधिष्ठिर का नाम, --जिज्ञासा धर्म सम्बन्धी 
पूछताछ, सदाचरण विषयक प॒च्छा--अथातोधम जिज्ञासा 
“जीवन (वि०) जो अपने वर्ण के नियमा- 

नुसार निर्दिष्ट कतव्यों का पालन करता हू, (नः) 
वह ब्राह्मण जो दूसरों के धर्मानष्ठान में साहाय्य 
प्रदान कर अपनी जीविका चलाता हू, +ज्ञ (बि०) 
सही बात को जानने वाला, नागरिक तथा घाभिक 
कानूनों का जानकार--मनु० ७॥१४१, ८।१७९, 


१०।१२७ 2. न्‍्यायशील, नेक, पृण्यात्मा,--त्याग 
अपने धर्म का त्याग करने वाला, धमंच्यूत,- दारा 
(प्‌ं०, ब० व०) बंध पत्नी--स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च 
पृंसां--मा० ६।१८, - द्रोहिन (१०) राक्षस,--धातु 
बद्ध का विशेषण, --ध्वज:, --ध्वजिन्‌ (पुं०) धर्म के 
नाम पर पाखंड रचने वाला, छद॒मवेशी, नन्‍दन: 
यूधिष्ठिर का विशेषण---नाथ: कानूनी अभिभावक 
वैध स्वामी,---नाभः विष्ण का विशेषण,--निवेद्य 
घामिक भक्ति,--निष्पत्तिः (स्त्री०) कर्तव्य का 
पालन, नीति-पालन, धामिक अनुष्ठान,-पत्नी वंधपत्नी, 
धर्मपत्नी--रघु० २।२,२०,७२,८।७, याज्ञ ० २।१२८, 
पथ: भलाई का मार्ग, चालू चलन का सनन्‍्माग, 
--पर (वि०) धर्मपरायण, प्ुण्यात्मा, नेक, भला, 
--पाढठक: नागरिक या धामिक कानूनों का अध्यापक, 
--पालः कानून का रक्षक (आलं० से इसे दंड 
कहते हैं), दण्ड, सजा, तलवार,--पोड़ा क़ानून का 
उल्लंघन करना, क़ानन के प्रति अपराध,-:पुत्र: 
. धमंसम्मत पुत्र, (जो कतेव्य ज्ञान की दृष्टि से 
उत्पन्न किया या माना गया हो केवरू कामवासना का 
परिणाम न हो) 2. यधिष्ठिर का विशेषण, - प्रवक्‍त 
(पुं०) . धम का व्याख्याता, कानूनी सलाहकार, 2. 
- घामिक शिक्षक, धर्म-प्रचा रक,--प्रवचचनम्‌ . कतेव्य- 
विज्ञान- उत्तर ० ५॥२३ 2. धर्म की व्याख्या करना, 
(नः ) बुद्ध का विशेषण,--बा (वा ) णिजिकः . जो अपने 
सद॒गणों से व्यापारी की भांति लाभ उठाने का प्रयत्न 


) 


करता ह 2. लाभदायक व्यवसाय को करने वाले 
व्यापारी की भांति जो पुरस्कार पाने की इच्छा से 
धामिक कृत्यों का सम्पादन करता हँ,--भगिनी 
. वेधभगिनी 2. धर्मगूर की पुत्री 3. धर्मबहन 
अनुरूप धाभिक कतेन्यों का पालन करते हुए जिसको 
बहन मान लिया जाता ह,--भागिनी साध्वी पत्नी 
”ःभाणक: व्याख्यानदाता जो महाभारत तथा भागवत 
आदि ग्रन्थों की व्याख्या सावंजनिक रूप से अपने 
श्रोताओं के सामने रखता हँ,---अश्रात्‌ (१०) [. धर्म- 
शिक्षा का सहपाठी, धर्म का भाई 2. वह व्यक्ति 
जिसको अनरूप धामिक क॒तंव्यों का पालन, करते हुए, 
भाई मान लिया जाता हें,-- सहासात्रः धममंत्री, धामिक 
मामलों का मंत्री,--मल्म नागरिक या धामिक 
काननों की नींव, वेद--यगम्‌ सतयग, कृतयग,--यप 
विष्ण का विशेषण,--रति (वि०) भलाई और न्याय 
में प्रसन्‍नता प्राप्त करने वाला, नेक, पुण्यात्मा, न्‍्याय- 
शील--रघ० १।२३,--राज (पं०) यम का विशेषण, 
--राज: 7. यम 2. जिन 3. यृधिष्टिर, और 
4. राजा का विशेषण,--रोधिन (वि०) [. कानून 
के विरुद्ध, अबंध, अन्याय्य 2. अनेतिक, --लक्षणम्‌ 
. धरम का मूल चिह्न 2. वेद, (णा) मीमांसा 
दर्शन,-- छोप:ः . धर्माभाव, अनेतिकता, कतेब्य का 
उललंघन-रघ ० १॥७६,--वत्सल (वि०) कतेव्यशीलः 
धर्मात्मा,--बतिनू (वि०) न्याय परायण, नेक 
>--वासरः पृणिमा का दिन,---वाहनः: . शिव का 
विशेषण 2. भैंसा (यम की सवारी ),--बिदू (वि०) 
(नागरिक तथा धर्म विषयक) कर्तव्य का ज्ञाता, 
-- विधिः वंध उपदेश, या व्यादेश,- बिप्लवः कतेव्य 
का उल्लंघन, अनंतिकता,--बोरः (अलं० शा० में) 
भलाई या पवित्रता के कारण उत्पन्न वीर रस, 
शौयंसहित पवित्रता का रस, रस० में निम्नांकित 
उदाहरण दिया गया हैँ :->सपदि विलयमेतु राज- 
लक्ष्मीररपार पतन्त्वववा कृपाणधाराः, अपहरततरां 
शिर: कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागपतु धर्मात । 
->वद्ध (वि०) सदगुण व पवित्रता की दृष्टि से 
आगे बढ़ा हुआ (बढ़ा)--कु० ५१६, - वंतंसिकः 
वह जो अपने आपको उदार प्रकट करन की आशा 
में, अवधरूप से कमाय हुए घन को दान कर देता है 
“-शाला . न्यायालय; न्‍्यायाधिकरण 2. घमाथ्थ- 
सस्था, - -शासनम्‌,-- शास्त्रस धर्मंसहिता न्यायशास्त्र 
हि? ११७, याज्ञ० १॥५,--शील (वि०) न्यायशील 
पुण्यात्म, सदाचारी या सदगणी,--संहिता घमशात्त्र 
(विशेष रूप से मन, याज्ञवत्क्य आदि ऋषियों द्वारा 
प्रणीत स्मृतियाँ),-न्‍सजड्भ४ . सदगण या न्याय से 
अनुराग या आसक्ति 2. पाखंड,-- सभा न्यायालय, 


( ४९१ ) 


>-सहायः धामिक कतंव्यों के पालन करने में सहायक, 
साथी या साझीदार । 

धर्मतः (अव्य०) [ धर्म |-तसिल | . घम्म के अनुसार 
नियमानक्‌ ल, सहो तरीके से, धर्म पवक, न्याय के 
अनुरूप 2. भलाई से, नेकी के साथ 3. भलाई या 


नको के उद्देश्य से । 
धर्मय (वि०) | घर्म--य्‌ | !. सदगुणसंपन्‍न, न्‍्यायशील 
पृण्यात्मा नक । # 


धमिन (वि०) [ धर्म--इनि ] . सदुगुणों से युक्त 


बलात्कार करने वाला 3. तिरस्कार करने वाला 
दुव्यवहार करने वाला 4. बेंधड़क, दिलेर 5. स्त्री 
सहवास करने वाला,-- णी कुलटा, या असती नारी 
धवः | ध--अप्‌ ] . हिल-जुल, कम्पन 2. मनष्य 3. पति- 
यथा “विधवा में 4. मालिक, स्वामी 5. बदमाश 
ठग 6. एक प्रकार का वक्ष धो " 


 धबलः [| धवं कम्पं लाति--ला-+-क तारा० ] 4. श्वेत 


व] ण कु घुं हक बब पु तन पक चपयकया 5 उस 


न्यायशील, पुण्यात्मा 2. अपने कतंव्य को जानने वाला : 


3. कानत का पालन करने वारा 4. (समास के अंत 


) किसी वस्तु के गुणों से य॒क्‍त, प्रकृति का, विशिष्ट : 
गणों से यकक्‍त,-पषट्सुता:ः द्विजधमिण: - मनु० १०। 


१४, कल्पवक्षफलर्धाम कांक्षितम--रघ्‌ ० 
(पूं०) विष्णु का विशषण । 


धर्मापुत्र: (१०) अभिनेता, नाटक का पात्र, खिलाड़ी । 


१ ९१।५० 


कान नी रूप से सही, वध--मन ० ३।२२, २५७५, २६ 


उपयकक्‍्त धर्म्याद्धिय द्वाच्छ योउन्यत क्षत्रियस्थ न विद्यते 


--धवलातपत्रम धवल गहम 2. सुन्दर 3. स्वच्छ 
विशद्ध,--लः 4. ववेत रंग 2. अत्यत्तम बल 3. चीन 
कपूर 4. 'धव नाम का वक्ष,--लम्‌ सफ़द कागज 
छा सफ़ेद गाय, धौली गाय। सम०--उत्पलम्‌ 
रेत कुम॒द (चन्द्रोदय होने पर इस का खिलना 
प्रसिद्ध हें) -गिरि: हिमालय पहाड़ की सबसे ,ऊची 
चोटी,--गहम्‌ चने से पुता घर, महल,--पक्षः 4. हंस 
2. चान्द्रमास का शक्‍लपक्ष, मत्तिका चाक-मिट्टी । 


 घवलित (वि०) [ धवल-| इतच्‌ ] सफ़ेद किया हुआ 
धम्ये (वि०) | घमं+यत्‌ | ।. धर्मसम्मात, कतंव्यसंगत 
. धवलिसन (नपुं०) [धवल--इमनिच्‌ |] . सफ़ेदी, सफ़द 
2. धर्मयक्त (काय )-कु० ६।१३ 3. न्‍्यायोचित, भला, 


>+भेग० २॥३१, ९२, याज्ञ० ३।४४ 4. वध, यथा- 
था (जहो ० उभ०» दबाति, धत्ते, हित, कमेंबा० धीयते 


रीते 5. विशेष गणों से यक्‍त --यथा तद्धम्यम । 

: | धष्‌-- घवद्म | . भष्टता, अविनय अहंकार, ढिठाई 
2. घमंड, अभिमान 3. अधी रता 4. संयम 5. बला- 
त्कार, (स्त्री का) सतीत्व हरण 6. क्षति, बुराई 


अवज्ञा 7. हीजडा । सम०--कारिणो बलात्कार द्वारा : 


जिसका सतीत्वहरण हो च॒का हो । 

धर्षक (वि०) [घष्‌+ण्वल | 4. हमला करने वाला 
आक्रमणकारी, प्रहार करन वाला 2. बलात्कार करन 
वाला, सतीत्वहरण करने वाला 3. अधीर,-क: 4. सती 
त्वहर्ता, व्यभिचा री, बलात्कारी 2. अभिनता, नतंक । 

धर्षणम्‌--णा [| ध्‌+-ल्‍्युट्‌ | . धृष्टता, अविनय 2. अवज्ञा, 
मानहानि 3. आक्रमण, अत्याचार, सतीत्वहरण, बला- 
त्कार नारी” 4. स्त्रीसंभोंग 5. तिरस्कार, निरादर 
6. दुवंचन । 

» धर्बणिः,-णी [धृष्‌ -|।-अनि, धर्षणि--डरीष्‌ | असती, स्वरिणी, 

कुलटा स्त्री । 


धरषित (वि०) [ धष्‌्-+-कक्‍त | 4. जिसका चरित्र भ्रष्ट 


किया गया हूं, अत्याचार पीडित, जिसके साथ बला- 

कार हो चका हू 2. विजित, पराभूत, परास्त--न ० 

२।१५५ 3. जिसके साथ दुव्यवहार किया गया हुं, 

जिसे गाली दी गई हु, तिरस्कृत,--तम 4. औद्धत्य 
घमंड 2. सहवास, मथन,-- ता कुलटा, असती स्त्री 

धरषिन (वि०) [ धघृष--णिनि ] . घमंडी, उद्धत, उहंड 
2, आक्रमण करने वाला, सतीत्वहरण करने वाला 


। मी या बाण हीरा 9, ,_़ा॑ाणाआईआईखईआईर् आयी, 


कक उ धार... 8. 8 2 आआआआआससससाााााााााााऋऋऋऋ222 ब-3. ब7- आंख आय का. शशातका | हा गा. थक बा ता हा बा ० 


इवेत बना हुआ । 
रंग 2. पांडता पीकापन--हय॑ भूतिर्नाज्ज. प्रियविरह- 
जन्मा घवलिमा--सुभा० । 

धवित्रम | ध--इत्र | मगचमम से बना पंखा | 


प्रेर० घधापयति-ते, इच्छा ० घित्सति- ते) 7. रखना 
धरना, जडना, लिटा देना, भर्ती करना, तह जमाना 
--विज्ञातदोषेष दधाति दण्डम---महा ०, निःशंक धीयते 
(अने० पा० ददीयते' के स्थान पर) लोक: पद्य 
भस्मचये पदम्‌--हि० २।१७३ 2. जमाना, (मन और 
विचारों को) लगाना, (संप्र० या अधि० के साथ) 
--चत्ते चक्षर्मकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते--मा० 
३।१२, दघधः कृमारानगमे मनांसि--भट्टि० ३॥११, 
२।७: मन ० १२॥२३ 3. प्रदान करना, अनुदान देना 
देना, अपित करना, उपहार देना, (संगप्र ०" संब० या 
अधि० के साथ) घुर्या लक्ष्मीमथ मयि भूश धंहि देव 
प्रसीद ---मा ० १।३, यचस्य सो5दधात्समं तत्तस्य स्वय- 
माविशत--मन्‌ ० १।२९ 4. पकड़ना, रखना--तानपि 
दघासि मात:-भामि० १।६८, श० ४।१ 5. पकड़ना 
हस्तगत करना--भट्टि० १२६, ४॥२६, कि० १३।५४ 
6. पहनना, धारणा करना, वहन करना- गुरूणि 
वासांसि विहाय तूर्ण तनूनि"” 'घत्त जनः काममदाल- 
साज़र--ऋतु० ६॥१३, १६, धत्ते भर कुसुमपत्र 
फलावलीनाम्‌-- भामि ० १।९४, दघधतो मद्जलक्षौमे-- 
रघृ० १२४८, ९४०, भट्टि० १८।५४ 7. धारण 
करना] लेना, रखना, दिखलाना, प्रदर्शन करना, कब्जे 
में करना (प्रायः आ० )--काच: काञ्चनसंसगरद्धित्त 
मारकतीं द्यतिमू--हि० प्र० ४१, शिरसि मसीपटल 


( ४९२ ) 


दघाति दीप:---भामि० १।॥७४, रघु० २।७, अमर 
२३।६७, मेघ० ३६ भतृ० ३।४६, रघु० ३॥।१, 
भट्ठगि० २१,४॥१६-१८, शि० ९।३,१०८६, कि० 
५।५ 8. संभालना, निबाहना, थामे रखना,--गाम- 
धास्यत्कथं नागो मणालम॒दुर्भि: फण:--कु० ६।६८ 
9. सहारा देना, स्थापित रखना---संपद्विनिमयंनोभौ 
दधतुर्भ वनद्वयं--रघु० १।२६ 0. पंदा करना, रचना 
करना, उत्पादन करना, उत्पन्न करना, बनाना--- 
मग्धा कुडमलिताननेन दधती वायूं स्थिता तस्य सा-- 
अमरु ७० . सहना, भोगना, ग्रस्त होता-शि० ९।२, 
३२,६६ 42., सम्पन्त करना, |[ दा की भांति 
इस धातु के अर्थ भी दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने से 
विविध प्रकार के हो जाते हे, उदा० मनःधा:, 
मतिधा, धियं धा, मन को लगाना, विचारों को लगाना 
दढ़ संकल्प करना, पर्द धा पग रखना, प्रविष्ट 
होना, कर्ण करं धा, कान पर हाथ रखना | 
अतिसम्‌ >ठगना, धोखा देना--भगवन्‌ कुसुमायध 
त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनीयाम्यामतिसंघीयते कामि- 
जनसार्थ:--श० ३, विक्रम० २, अन्तर---, ६. मन मे 
रखना, मानना, ग्रहण रखना--तथा विश्व॑म्भरे देवि 
मामंतर्धातुमहेसि ---रघू ० १५।८१, 2. अपने आपको 
छिपाना, गुप्त रखना, ओझल होना (संप्र० के साथ | 
-भट्ठटि० ५।३२, ८७१, 3. ढकता, छिपाना, दृष्टि से 
ओझल करना, लपेटना, टांकना (आलं० भी) पितु 
रंन्तदंधे कीर्टि शीलवत्तसमाधिभि:--महा ० अनसम्‌ 


. ढइंढना, पछताछ करना, अन्वेषण करना, जांच- 


पड़ताल करना 2. सचेत होना, अपन आपको श्ञांत . 


करना 3. उल्लेख करना, संकेत करना, लक्ष्य बनाना 
4. योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, क्रम म॑ रखना, 
अपि-- (कभी कभी अधि का अ लप्त हो जाता 
हैं) । (क) बन्द करना, भेजना--शध्वनति मधृप- 
समहे श्रवणमपिदधाति-गीत ० ५, इसी प्रकार-कणा 
नयने-पिदधाति (ख) ढकना, छिपाना, गृप्त रखना 
--प्रायो मूर्ख: परिभवविधौं नाभिमानं पिधत्ते 
-श्रृंगार० १७, प्रभावपिहिता--विक्रम० ४१२, 
शि० ९।७६, भट्टि० ७६९ 2. रोकना, बाधा डालना 
प्रतिबंध लगाना -भू जक्भपिहितद्वारं पातालमधिति- 
प्ठति--रघृु० १।८० अभि --, (क) कहना, बोलना 
बताना--कु० ३।६३, मन्‌ ० १।४२, भद्रिण ७।७८, 
भग० १८।६८, (ख) 6. संकेत करना, व्यक्त करना 
मख्यत: बतलाना प्रस्तुत करना--साक्षात्सकेतित॑ 
योउ्थमभिधत्ते स वाचक: काव्य० 2. तन्नाम यंनाभि- 
दधाति सत्त्वम्‌ 2. अभिधान होना, पुकारना, अभिसम्‌--, 


4. किसी पर फेंकना, निशाना लगाना, ,(तीर आदि 
का) लक्ष्य बनाना 2. ध्यान में रखना, (मन में) 


निशाना बताना, सोचना--ऋषए्यम्‌कमशिसंधाय 
--महावी ० ५, अभिसंधाय तु फलम्‌ू--भग० १७।१२, 
२५, विक्रम० ४।२८ 3. धोखा देना, ठगना-- जन 
विद्वानेक: सकलमभिसंघाय--मा० ११४ 4. अपने 
पक्ष में कर लेना, मित्र बना लेना, दूसरों का मित्र 
बन जाना तान्सर्वानभिसंदध्यात्‌ सामादिभिरुपक्रम 
-5 मन ० ७॥१५९ (वशीकुर्यात्‌) 5. प्रतिज्ञा करना 


प्रकथन करना 6. जोडना, अभ्या--नीचे रखना, नीचे 


फेंकना, अब-- सावधान होना, ध्यान देना, कान देना 
-- इतोज्वधत्तां देवराज:-- महावी० ६, आ, (प्राय: 
“'आ०” में) . रखना, धरना, ठहरना--जनपदे न 
गद पदमादधौ--रघ ० ९।४, भग० ५४० श० ४।३ 


2. प्रयोग करना, जमाना, किसी की ओर संकेत 
करना - प्रतिपात्रमाधीयता यत्न:--श० १, मय्यव मन 
आधत्स्व-- भग० १२॥८, आधीयतां धय थम चर धी: 
--का० ६३, 3. लेना, आधिकार में करना, वहन 
रखना -गर्भ माधत्त राज्ञी--रघ० २।७५, (गर्भ बहन 
किया) आधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मी--कि० ५३९, 
(लेती हु या धारण करती है) कु० ७।२६, 4. बीझा 
उठाना, थामना, सहारा देना - शैेषबः सदवाहित- 
भूमिभारः-श० ५।४ 5. पंदा करना, उत्पादन करना 
सर्जन करना, उत्तेजित करना (भय या आद्चय ) 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधघानाः--श० ३।२७, 
कि० ४॥१२ 6. देता, समप्तत करना--रघु० १।८५ 
7. नियक्त करना, स्थिर करना - तमेव चाधाय 
विवाहसाक्ष्ये--रघ्‌० ७।२० 8: संस्कृत करना--कु० 


१४७ 9. अनुष्ठान करना, (ब्रत आदिका) पालन 


करना,--आवबिस, भेद खोलना, प्रकट करना (भश्रेण्य- 


साहित्य म बहुत प्रयोग नहीं) उप---, . रखना 
उठाना, नीचे रखना, अन्दर रखना--अधिजान बाहु 
मपधाय--शि० ९।॥५४, हृदि चनामुपधातुमहंसि 


--रघ० ८।७७, (हृदयस्थित करने के लिए) उपहित॑ 
शिशिरापगमश्चिया मकुलजालयशोभत किशुके-रघु ० 
९।३१, कु० १।४४ 2. निकट रखना,- (घोड़े आदि 
को ) जोतना, महावी० ४॥५६ 3. पंदा करना, निर्माण 
करना, उत्पादन करना- मच्छ० १।५३ 4. ऊपर 
डालना, सौंपना, संभालना, देख रेख में करना 
--तदुपहितकुट्म्ब:,--रघु ० 9।७१, 5. तकिये के स्थान 
में प्रयक्‍त करना--वामभूजमृपधाय-- दश० १११ 
6. काम में लगाना, अभ्यथना करना, प्रदान करना 
-तक्रिया हि वस्तृपहिता प्रसीदति--रघु० ३॥२९ 
7. ढकना, छिपाना 8. देना, जताना, समाचार देना, 
उपा,--. निकट रखना, ऊपर रखना 2. पहनना 
3. पैदा करना, सर्जन करना, उत्पादन करना 
--भत्‌ ० ३।८५, तिरस---, . छिपाना, गुप्त रखना, 


( ४९३ ) 


2. (आ०) लणप्त होना, ओझल होना--अभिवष्य- 
मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ---रघ्‌० १०।४८, ११९१, 
तिरस्‌ के नी० भी देखिये नि०, . रखना, धरना, 
जड़ देना--शिरसि निदधानो5ज्जलिपुटम्‌ --भत्त ० 
२।१२१, रघु० २॥५०, ६२, १२॥५२ शि० ११३ 
2. भरोसा करना, सौंपना, देख-रेख में रखना-निद्े 
विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे--रघु० १२।४४, 
१४।३६ 3. देना,समापत क रना, जमा कर देना-दिनान्ते 
निहित तेज: सवित्रेव हुताशन:--रघ्‌० ४॥१ 4. दबा 
देता, शान्त करना, रोक देता->सलिले निहित॑ रज 
क्षितौ--घट० १ 5. दफन करना, (भूमि के अन्दर) 
गाड़ देना, छियाना--मनु ० ५।६८, परि-, : (वस्त्रा- 
दिक ) पहनना, धारण करना-त्वचं स मेध्यां परिधाय 
रौरवीं--रघ० ३॥।३१ 2. अहाता बना लेंना, धेरा 
डाल लेना 3, किसी की ओर संकेत करना, पुरस -- 
सिर पर रखना या धारण करना --तुरासाहं पुरोधाय 
धाम स्वायभुव॑ ययः--कु० २।१, रघृ० १२॥४३ 


2. कुलपुरोहित बनाना, प्रणि,--रखना, नीचे धरना 
या लिटा देना, साष्टांग प्रणत होना--प्रणिहित शिरस 
वा कान्‍्तमाद्रोपराधम--मालवि० ३।१२, तस्मात्प्रणम्य 
प्रणिधाय कायम --भग० ११।४४ 2. जड़ना, अन्दर 
रखना, अन्दर लिटाना, पेटी में बन्द करना--यदि 
भणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते--पंच० १७५, अनें० पा० 
3. प्रयोग करना, स्थिर करना, किसी को - ओर संकेत 
करना--भत्‌ प्रणिहितेक्षणामू--रघ्‌ ० १५।८४, भट्ठि० 
६।१४२ 4. फेलाना, विस्तार करना--मामाकाश- 
प्रणिहितभुज॑ निदेयारलेषहेती: मेघ० १०६, नीवीं 
प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य:ः शपामि यदि 
किचिदपि स्मरामि--काव्य ० ४ 5. (चर के रूप में) 
बाहर भेजना, प्रतिवि --, . प्रतीकार करना, संशोधन 
करना, मरम्मत करना, बदला लेना, उपाय कंरना 
विरुद्ध पग उठाना --अथवाद एथ:, दोप॑ं तु में कंचि- 
त्कथय यन स प्रतिविधीयेत---उत्तर ० १, क्षिप्रमेव 
कस्मान्नप्रतिविहितमायंण मुद्रा० ३ 2. व्यवस्था 
करना, क्रम से रखना, सजाना 3. प्रेषित करना, 
भेजना, प्रवि---, , बाँटना 2. करना, बनाना, बवि---, 


., करना, बनाना, घटित करना, प्रभावित करना, 
सन्पन्‍न करना, अनुष्ठान करना, पैदा करना, उत्पादन 
करना, उत्पन्न करना यथाक्रमं॑ पंसवनादिका: क्रिया 
धतेरच धीर: सदशीव्यंघत्ता सः---रघ० ३॥।१०-- तन्नो- 
देवा विधेयासु:--भट्टि० १९।२,  विधेयासूुर्देवा: 
परमरमणीयां परिणतिम्‌ू--मा० ६।७, प्राय: शुभं 
च विदधात्यशुभं च जन्‍्तोः सवद्भाषा भगवती भवित- 
व्यतेव १।२३, ये द्वे काले विधत्त:--श० १।१, पंदा 
करना, उत्पादन करना, समय का विनियमित करना 


उदकेनव संधोयते तानि 


--तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ - भग० 
७॥।२१, रघ० २॥३८, २३।६६, (यह अर्थ विधा के 
साथ जड़ने वाले शब्द के अनुसार और भी अधिक 
अदल-बदल किए जा सकते हूँ, तु० क्र) 2. निर्धा- 
रित करना, विधान बनाना, निर्दिष्ट करना, नियत 
करना, स्थिर करना, आदेश देना, आज्ञा देना-प्राह- 
ताभिवधनात्पंसो जातकर्म विधीयते-- मनु० २।२९, 
३।१९, याज्ञ ० १७२, शुद्वस्य तु सवर्णव नान्‍या भार्या 
विधोयते -- ९।१५७, ३॥।११८ 3. रूप बनाना, शक्ल 
देना, सर्जन करना, निर्माण करना---तं वेधा विदधे 
नून॑ महाभूतसमाधिना--रघु ० १२९, अद्भानि चंम्पक- 
दल: स॒विधाय नून॑ कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेत 
--शंगार० ३ 4. नियकत करना, प्रतिनियक्त करना 
(मन्त्री आदि को ) 5. पहनना, धारण करना--पंच ० 
१।२९ 6. स्थिर करता, (मन आदि को) लछगाना 
>भेग ० २४४, भर्तृ॑ं० ३।५४ 7. क्रमबद्ध करना 
व्यवस्थित करना 8. तैयार करना, तत्पर करना 


व्यव---, . बीच में रखना, बीच म॑ डालना, हस्तक्षेप 
करना प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम--रघ्‌ ० 
९५७ 2. छिपाना, ढकना, पर्दा डालना--शापव्यव- 
हितस्मत:--श० ५,- श्रद---. भरोसा करना, 
विश्वास रखना (कमं० के साथ )--कः श्रद्धास्यति 
भूतार्थ म-मुच्छ ० ३।२४, श्रद्धे तरिदशगोपमात्रके दाहश- 
क्तिमति क्ृृष्णवत्मनि-रघु ० ११।४२, सम्‌-, .मिलाना, 
एकत्र छाना, संयुक्त करना, मिला देना,--यातनि 
भक्षणीयानि -- कुल्लक ० 
2. बताव करना, मित्रता करना, संधि करना--शत्रणा 
न हि संदध्यात्सुश्लिष्टेनापि संधिना--हि० १८८ 
चाण० १९, काम० ९।४१ 3. स्थिर करना, संकेत 
करना---संदधे दशमुदग्रतारकामू--रघु० ११॥६९ 


(किसी अस्त्र या तीर आदि को) घनुष पर ठीक- 
ठीक बंठाना, या ठीक से जमाना---धनष्यमोघं समधत्त 
बाणम-कु ० ३६६, रघ० ३।५३, १२।९७ 5. उत्पादन 
करना, पदा करना--पर्याप्त॑ मयि रमणीयचम रत्व॑ 
संधत्त गगनतलब्रयाणवेग:--मा० ५३, संधत्ते भश- 
मर्रति हि सद्वियोग:--कि० ५॥५१ 6. मकाबला 
करना, मकाबले में सामने आना, शतमेको5हि संधत्त 
प्राकारस्थोी धनथर:--पंच० १॥२२९ 7. सुधारना 
मरम्मत करना, स्वस्थ करना 8 कष्ट देना 9. ग्रहण 
करना, सहारा देना, वागडोर संभालना 40. अनुदान 
देना, संनि---, .रखना, एकत्र रखना,--मनु ०२।१८६ 
2. निकट रखना--श० ३।१९, 3. स्थिर करना, 
निर्दिष्ट करना--रघु ० १३।१४४ 4. निकट जाना 
पहुँचना--प्रेर० निकट लाना, एकत्र संग्रह करना, 
समा---., . एकत्र रखना या घरना, मिलाना, संयवत 


( ४९४ ) 


करना 2. रखना, घरना, स्थापित करना, लागू करना 
->पदं मृध्नि समाधत्त केसरी मत्तदन्तिनः: पंच० १॥ 
३२७ 3. जमाना, अभिषेक करना, राजगद्दी पर 
बिठाना-- रघु० १७।८ 4. समाइवस्त होना, (मन 
को) शानन्‍्त करना--मनः समाधाय निवृत्तशोक: 
--रामा०, न शशाक समाघातुं मनो मदनवेपितम्‌ 
--भाग० 5. सकेन्द्रित करना, (आँख या मन आदि 
को) एकाग्र करना,--भग० १२।९, भतृ० ३।४८ 
6. संतृष्ट करना, (शंका का) समाधान करना, आक्षेप 
का उत्तर' देन-इति समाघधत्त (टीकाओं में) 
7. मरम्मत करना, सुधारना, ठीक करना, हटा देना 
--न ते शकया: समाधातुम्‌ हि० ३॥।३७, उत्पन्ना- 
मापदं यस्तु समाधत्त स बुद्धिमान्‌ू-४७ 8. विचार 
करना-- भद्वि ० १२६ 9. सौंपना, अपंण करना, 
हस्तान्तरित करना 0. पंदा करना, कार्यान्वित करना, 
सम्पन्न करना (निम्नांकित इलोक में सोपसग धा 
धातु के प्रयोगों का चित्रण किया गया है अधित 
कापि मुखे सलिलं सखी प्यधित कापि सरोजदले: स्तनो, 
व्यधित कापि हृदि व्यजनानिलं न्यधितं कापि सुतनी: 
स्तनौ ने० ४।१११, इससे भी अच्छा निम्नांकित 
जगन्नाथ * का इलोक--निधानं धर्मार्णा किमपि च 
विघानं नवम॒दां प्रधानं तीर्थानाममलूपरिधानं त्रिजगत:, 
समाधान बद्धरथ खलू तिरोधानमधियां श्रियामाधान 
नः परिहरतु तापं॑ तव वपु:--गंगा ० १८) । 


धाकः [| धा-+-क -- उणा०--तस्य नेत्त्वम्‌ू | 4. बेल 


2, आधार, आशय 3. आहार, भात 4. स्थुणा, खभा, 
स्तंभ । | 


घाटो [धट्‌-+घजञ्म +डीपू | धावा, आक्रमण । 
धाणकः [धा--आणक] एक सोने का सिक्‍का (दीनार का 


अंश ) 


धातुः [घा-+-ठुन्‌| संघटक या मूल भाग, अवयव 2. मूल 


तत्त्व, मुख्य या तत्त्व मूलक सामग्री --अर्थात्‌ पृथिवी, 
आप, तेजस, वायु और आकाश, 3. रस, मुख्य द्रव्य 
या रस, शरीर का अनिवायें उपादान (यह गिनती 
में सात माने जाते हैं --रसासझमांसमेदो5स्थिमज्जा- 
शुक्राणि धातव:--कई बार केश, त्वच्‌ ओर स्तायु 
को मिला कर दस मान लिये जाते हैँ) 4. शरीर के 
स्थितिविधायक तत्त्व (अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ-- 
त्रिदोष) 5. खनिज पदार्थ, धातु, कच्ची घातुं-न्य- 
स्ताक्षरा धातुरसेन यत्र,--कु० १।७, त्वामालिख्य 
प्रगयकृपितां धातुराग: शिलायां--मेघ० १०५,--रघु ० 
४७१, कु० ६।५१ 6. क्रिया का मूल, भूवादयों 
घातव:--पा० १।३।१, पदचादध्ययनाथस्थ धातो- 
रधिरिवाभवत्‌--रघु० १५।९ 7. आत्मा, 8. पर- 
मात्मा 9. ज्ञानेन्द्रिय 0. पांच महाभूतों का गुण -- 


अर्थात्‌ रूप, रस, गंध, स्पशें और शब्द 4. हड्डी । 
सम ० -- उपलः खड़िया, चाक-- काशीश,म्‌-कासीसम्‌- 
कसीस, कुशल- (वि० ) घातु के कायों में दक्ष-क्रिया 
धातुर्कामिकी, धातुकर्म, खानित्री, धातृविज्ञान-हक्षयः 
शरीर के तत्त्वों का नाश, क्षयरोग,-- जम्‌ शिलाजीत, 
शलज तेल,-द्रावकः सुहागा,--पः खाद्य, पौष्टिक रस, 
शरीर के सात मूल उपादानों में मुख्य उपादान 
-पाठ: पाणिनि की व्याकरण पद्धति के अनुसार बनी 
धातुओं की सूकी (पाणिनि के सूत्रों के परिशिष्ट के 
रूप में धातु पाठ, पाणिनि निर्मित एक आवश्यक 
सूची हैं ),- भृत्‌ (पुं०) पहाड़,-- सरलूम . शरीरस्थ 
घातुओं के मल के अपवित्र रूपांतर 2. सीसा,--माक्षि- 
कम 4. एक उपधातु. सोनामक्खी 2. खनिज पदार्थ, 
-“मारिन्‌ (पुं०) गंधक,--- राजकः वीय,---वल्लभम्‌ 
सुहागा,--वादः खनिज विज्ञान, धातुविज्ञान,-- वादिन्‌ 
(पृं०)) खनिज विज्ञाता-बरिन्‌ (पुं०) गंघक,-शेखरम्‌ 
कासीस, गंधक का तेजाब,--शोधनम्‌,--संभवम््‌ 
सीसा,-- साम्यम अच्छा स्वास्थ्य (त्रिदोष-समता ) : 


धातुमत्‌ (वि०) [घातु-- मतुप्‌ | धातुओं से भरा हुआ, धातु 


संपन्‍न। सम०-ता घातुओं का बाहुल्य,-- कु ० १।४। 


धात (पुं०) [धार-तृच्‌] . निर्माता, रचयिता, उत्पादक, 


प्रणेता 2. धारण करने वाला, संधारक, सहारा देने 
वाला 3. सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का विशेषण 
-मन्य दुर्जनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः-हि० 
२।१६५, रघु० १३।६, शि० ११३, कु० ७।४४ 
कि० १२॥३३ 4. विष्ण ,का विशेषण 5, आत्मा 
6. ब्रह्मा की प्रथम स॒ष्टि होने के कारण सप्तर्षियों 
के नाम, तु० कु० ६।९ 7. विवाहित स्त्री का प्रेमी 
व्यभिचारी 


धात्रमू [ घा+ष्टूल ] बतन, पात्र, । 
धात्री | घात्र +-डीप | 4. दाई, धाय, उपमाता उवाच 


धात्र्या प्रथभोदितं वच:--रध्‌ ० ३॥२५-- कु० ७॥२५ 
2. माता-याज्ञ ० ३३८२, 3. पृथ्वी 4. आँवल का वक्ष । 
सम० - पुत्र: धाय का पुत्र, धर्म भाई 2. अभिनेता, 
-फलम्‌ आँवला | 


धात्रेयिका, धात्रेयी | धात्रेयी+-कन्‌ -/-टापू, ह्ृस्व:, धात्रो 


ढक--डीप्‌ | धात्रीपुत्री--धात्रेयिकायाइचतुर वचरच 
--मा० १३२, कथितमेव नो मालतीधात्रेय्या लवं- 
ज्लिकया--मा०१ 2. धाय, दूध पिलाने वाली घाय । 


धानम्‌,--नी [ धा-लल्यूटू, धान-डीप्‌ | आधार, पात्र, 


गद्दी, स्थान, जेंसा कि मसीधानी, राजधानी, यम- 
धानी । 


धाना:ः (स्त्री० ब० व०) [ धान-+टाप्‌ | भुने हुए जौ या 


चावल, खीर 2. सत्त 3. अनाज, अन्न 4. कली, 
अंकुर । 


( ४९५ ) 


धान॒दण्डिकः, धानष्कः [धन॒दंण्ड---ठक, धनष्‌--टक--क | तीक्षण बौछार, तेजी से उड़ा ले जाने वाली झड़ी 
तीरंदाज, (धन॒थ के द्वारा अपनी जीविका कमान!) 3. हिम, ओला 4. गहरी जगह 5. ऋण 6. हद, सीमा । 
वाला धनर्धर--निमितादपराद्धेषो्धानिष्कस्येव वल्गि- | धारक: | धृ८"-ण्वुल | . किसी प्रकार का बतेन (बक्स. 
तम्‌--शि० २॥२७ । ट्रंक आदि), जलपात्र 2. कर्जदार । 

धानुष्य: [ धनुष्‌ +ष्यञ्ा ] बाँस । धारण (वि०) ((्त्री० --झो) [ धृ"-णिच्‌-+ल्युट्‌ | 

धांधा (स्त्री०) इलायची । संभालने वाला, थामने वाला, ले जाने वाला, संधा- 

धान्यम [धान--यत्‌] !. अनाज, अन्त, चावल 2. घनिया रण करने वाला, निबाहने वाला, रक्षा करने वाला 
(सस्य और धान्य, तथा तंडल और अन्न की भिन्‍नता रखन वाला, धारण करन वाला,-- णम्‌ * सभालन, 
के लिए दे० तण्डल) | सम०-अम्लम्‌ मांड़ से थामने, सहारा देने, संघारण करन या सुरक्षित रखने 
तैयार की हुई कांजी, -- अर्थ: चावल या अनाज के रूप की किया # कह्जे में कला, सफ्ात के पालन करना 
में धन,---अस्थि (नपृ०) तूसया भूसी, बूरया दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, 4. याद रखना--ग्रहणधारण 


चोकर,--उत्तम: बढ़िया अन्न अर्थात्‌ चावल,--कल्कम्‌ पदुबालक: 5. ( किसी का ) कर्जदार होना,-णी 
. छिलका (अन्न का ), धान्यत्वचा 2. भूसी, चोकर, . पंक्ति या रेखा 2. शिरा, नलाकार वाहिका । 
पुआल,--कोशः:,-कोष्ठकम्‌ अनाज की खत्ती,--क्षेत्रम्‌ | धारणकः [धारण--कन]| कज़ेदार । 

अनाज का खेत,--चमसः चौला, चिड़वा,--त्वच्‌ | धारणा [धारण-टाप्‌] !. संभालने, थामने, सहारा देने 


(स्त्री०) अनाज का छिल्का,- भायः अनाज का या सुरक्षित रखने की क्रिया 2. मन में धारण करन 
व्यापारी,---राजः जौ,--वर्धनम्‌ व्याज के लिए की शक्ति, अच्छी धारणात्मकस्मरण शक्ति 
अनाज उधार देना, अनाज की सूदखोरी, --धीर्धारणावती मेघा --अमर 3. स्मरण शक्ति 4. मन 
--वीजम ( बीजस ) धनिया,--बीर: उड़द (माष) की को शांत रखना, श्वास को थामे रखना, मन की दढ़ 
दाल,--शीषकम्‌ अनाज की बाल,--शूकम्‌ अनाज | - भावमग्नता--परिचेतुमपांश घारणा-रघु० ८।१८ 
का सिर्टा, टूड,--सारः कूट पीट कर निकाला मन्‌० ६।७२, याज्ञ ० ३।२०१, (धारणेत्य॒च्यते चेय॑ 
हुआ अन्न । धायंते यन्मनंस्तया) -5. धेर्य, दृढ़ता, स्थिरता 
धान्या, धान्याकम [धान्य --टापू, स्वार्थे कन्‌ च ] धनिया । 6. निश्चित विधि या निषंध, निश्चित नियम, उप- 
धान्वन्‌ (वि०) (स्त्री०--नो) [| धन्वन्‌+-अण | मरु- संहार, इति ध्मस्य धारणा--मनु० ८।१८४, ४।३८, 
भूमि का, मरुस्थल में विद्यमान । ९१२४ 7. समझ, बुद्धि 8. न्याय्यता, औचित्य, 
धामकः [ -- धानक पृषो ० | एक मा को तोल | शालीनता 9. आस्था, विश्वास। सम० - योगः 
धासन्‌ (नपुं० ) [ धा+मनिन्‌ ] . आवास--स्थान, गहरी भक्ति, मनोयोग,--शक्तिः (स्त्री० ) धारणात्मक 
गृह, निवासस्थान, घर-तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायं- स्मरण शक्ति । 


भव ययः कु० २।१, पृण्यं यायास्त्रिभवनग्रोर्धाम | भारयित्री [ध्‌ृ--णिच्‌ --तृच -|-डीप | पृथ्वी । 
चंण्डीश्व रस्य-मेघ ० ३३, भग० ८।२१, भतृं ० १३३ | धारा [घार--ठाप्‌] . पानी की सरिता या धार, गिरते 


2. जगह, स्थान, आश्रय-श्रियोधाम 3. धर के । [हुए जल की रेखा, सरिता, धार---भतृ ० २९३, 
निवासी, परिवार के सदस्य 4. प्रकाश किरण, सहस्र- मेघ० ५५, रघु० १६।६६, आबद्धधारमश्रु प्रावतेत--- 
धामन--मुद्रा ० ३।१७, हिमधामन्‌--शि० ९।५३ दश० ७४ 2. बौछार, वर्षा की तेज घड़ी 3. अन- 
5. प्रकाश, कान्ति, दीप्ति-मद्रा० ३॥१७, कि० वरत रेखा--भामि० २:२० 4. घड़े का छिद्र 5. घोड़े 
२।२०, ५४, ५९, १०१६, अमरु ८६, रघु० ६६, १८। का कदम -धाराः प्रसाधग्रितृमव्यतिकीर्णरूपा:--शि ० 
२२, 6. राजयोग्य कांति, यश, प्रतिष्ठा--रघ० ११। ५॥६० 6. हाशिया, किनारा, किसी वस्तु की किनारी 
८५ 7. शक्ति, सामथ्यं, प्रताप---कि० २।४७ या सीमा--श्रवस॒नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां 
8. जन्म 9. शरीर 40. टोली, दल 44. अवस्था, छेत्तमषिव्यवस्यति-श ० १।॥९८ 7. तलवार, कुल्हाड़ा 
दशा । सम०--केशिनू,-- निधि: सूर्य । या किसी काटने वाले उपकरण का तेज किनारा या 
धामनिका, धासनी | घामनी-+-कन्‌ --टाप ह्ृस्व:, धमनी धार--तजित: परशुधारया मम--रघ्‌ ० ११।७८ 
-+अणू्‌-+-डीप | दे० धमनी । ६।४२, १०।८६, ४१, भतं ० २।२८ 8. किसी पहाड़ 
धार (वि०) [ ध+णिच्‌--अच्‌ | 4. संभालने वाला या चटटान का किनारा 9. पहिया या पहिये का 
सामने वाला, सहारा देने वाला, 2. नदी की भांति परिणाह या परिधि- -रघु० १३॥१५ ?0. उद्यान 
प्रवाहित होने वाला, टपकने वाला, बहने वाला,--रः की दीवार, बाड़, छाड़बंदी 44. सेना की अग्रिम 


. विष्णु का विशेषण 2. वर्षा को आकस्मिक तथा पंक्ति 42. उच्चतम बिन्दु, सर्वोपरिता 43. समुच्चय 


( ४९६ ) 


87. समानता, 
सम०--अग्रम बाण का 


44. यश, 5. रात ॥6. हल्दी 
86. कान का अग्रभागम । 


है, 
चौड़ा फलका,--अकुंरः . वर्षा की बँद 2. ओला ' 


3. (शत्रु का मकाबला करने के लिए) सेना के आगे २. 
बढ़ते जाना,--अंगः तलवार,--अठटः 4. चातक पक्षी , 


2, घोडा 3. बादल 4. मदमाता हाथी,--अधिरूदढ़ 


(वि०) उच्चतम स्वर तक उठाया हुआ--अवनिः 
(स्त्री०) हवा,--अश्लू (नपु०) अश्रु प्रवाह--अमरु 


१०--आसारः भारी वर्षा, म्सलाधार वर्षा--घारा- 
सारमंहती वष्टिबभूव--हि० ३, विक्रम० ४।१, 
--उष्ण (वि०) (गो के स्तन से निकला हुआ ) गरम 
(दूध), गृहम्‌ स्तानागार जिसमें फोवारा लगा हो 
घर जिसमें फौवारे से सुसज्जित स्नानतागार हो-- 
रघु० १६।४९, रत्त० १॥१३, -धरः 4. बादल 
2. तलवार,--निपातः,--पातः . बारिश का होना, 
बौछार का टपटप गिरना -- मेघ० ४८ 2. जल की 
धारा सरिता,--यन्त्रम्‌ फोवारा, झरना (पानी का) 
अमरू ५९, रत्न० १।१२,--बषः,-षेम्‌-संपातः लगातार 
घोर मसलाधार वृष्टि--रघ० ४।८२,-वाहिन 
(वि०) अनवरत, लगातार--उत्तर० ४।२,--विष 
टेढी तलवार । 
धारिणी [ध+णिनि-+-डीप्‌ | पृथ्वी 


धारित (वि०) (स्त्री०-णो) [भू+णिनि| 4. ले जान 
वाला, वहन करने वाला, निबाहने वाला, सुरक्षित 
रखने वाला, रखने वाला, संभालने वाला, सहारा 
देने वाला--पादाम्भोरुहधारि--गीत ० १२, कर आदि 
. स्मृति में रखने वाला 
रखने वाला, अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा: 
धारिणो वरा: मन० १२।१०३ । 

धातराष्टः [धतराष्ट्र +अण्‌ | 4. धृतराष्ट्रका पुत्र 2. एक 
प्रकार का हंस जिसके पेर और चोंच काली होती 
हे- निष्पतन्ति धातं॑ राष्ट्रा: कालवशान्मेदिनीपृष्ठे -- 
वेणी० १।६, (यहाँ शब्द उपयक्त दोनों अर्थों मं 
प्रयक्‍्त है) ' 

धारमिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [घरमं--ठक्‌ | 7. नेक, 
पुण्यात्मा, न्यायशील, सद्गुणसंपन्‍न 2. सत्याश्रित, 
न्याय्य, न्यायोचित 3. धर्म से यूक्‍त ! 

धारसिणम्‌ [धर्मन्‌+अण्‌ | सदगुणियों का समाज । 


धाष्टेयम [धृष्ट+ष्यझा |] अहंकार, अविनय, ओद्धत्य, 
डिठाई, अकखड़पन : 

धाव (भ्वा०्पर०--धावति, धावित) ॥. दौड़ना, आगे 
बढना--अद्यापि धावति मन:---चौर० ३६, धावन्त्यमी 
मगजवाक्षमयेव रथ्या:--श० १८, गच्छति पुर 
शरीर धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः --१।३४, 2. किसी 
की ओर दौड़ना, किसी के मकाबले म॑ आगे बढ़ना 


ग्रन्थिभ्यो 


धारणात्मक स्मरण शक्ति 


अे जम» मनन हम>न--»»ण»««णम»भ अममम हम हममममममभभ वनममभभ मन 3 हम मनन टन 


आक्रमण करना, मुकाबला करना--भट्टि० १६६७ 
3. बहना, नदी की भांति प्रवाहित होना--धावत्य- 
भसि तेलवत्‌---सुश्रु ० 4. दोड़ना, उड़ जाना ॥ ( भ्वा० 
उभ०--धावति-ते, धौत, धावित) 7. धोना, साफ 
करना, मांजना, निर्मल करना, रगड़ना- दधावाड्रि- 
स्ततश्चक्ष: सुग्रीवस्य विभीषण:, विदांचकार धौताक्ष: 
सरिपंं खे ननद च--भट्ठि ० १४॥५० श० ६२५, 
शि० १७।८ 2. उज्ज्वल करना, चमकाना 3. किसी 
व्यक्ति से टकराना (आ०) निस, धो डालना-- 
निर्धार्त सति हरिचन्दने जलोघे:-शि० ३॥।५१, निधौत- 
दाना मलगंडभित्ति: रघु० ५।४३, ७० ! 


धावकः [ धाव+ण्व॒ुल |] 4. धोबी, 2. एक कवि (कहा 


धावनम्‌ | धावऊ+ल्यूटू | ॥. 


जाता है कि इसने श्रीहर्ष राजा के लिए रत्नावली को 
रचना की- थी--श्रीहर्षादिधविकादीनामिव यश:-- 
काव्य ० १, अने ० पा०--प्रथितयशसां धावकसोमिल्ल- 
कविपुत्रादीनां प्रबन्धाननिक्रम्य--मालवि० १, अने० 
पा०। 

दोौड़ना, सरपट भागना 
2. बहना, 3. आक्रमण करना 4. मांजना, पवित्र करना, 
रगड़ना, बहा देना 5. किसी चीज से रगड़ना 


धावल्यम | धवल--ष्यजा |] 4. सफदी 2. पांडरता । 


॒ 


तुदा० पर०--घधियति ) संभालना, रखना, अधि- 
कार में करना, सम्‌---, सुलह करना--तु० संधा० ॥! 
या घिन्व॒ स्वा० पर० घिनोति) प्रसन्न करना 
खुश करना, संतुष्ट करना--पश्यन्ती चात्मरूपं तदपि 
विललितस्रग्धरेय॑ घिनोति--गीत० १२, धिनोति 
नास्माञ्जलजेन पूजा त्वयान्वहं तन्वि वितन्यमाना-नें ० 
८।९७, उत्तर० ५१२७, कि० १।२२ | 


धिः (समास के अन्त मे प्रयुक्त) आधार, भंडार, आशय 


आदि --उदधि, इषधि, वारिधि, जलधि आदि । 


घधिक (अव्य) [ धा--डिकन्‌ ] निन्दा, बुराई, विषाद की 


भावना को प्रकट करने वाला विस्मयांदिद्योतक 
अव्यय--(धिक्‍्कार, फटे मह, शम, दुःख, तरस 
>-कर्म० साथ )--धघिक्‌ ता च तें च मदनं च इमां च 
मां-च, भर्ते० २।२, धिगिर्मां देहभतामसारताम्‌-रघु ० 
८।५० घधिकतान धिकतान घिगेतान कथयति सतत 
कीतंनस्थो मदद्भः, धिक्‌ सानजं कुरुपति घिगजात-- 
शत्रं - वेणी० ३॥११, कभी-कभी कतृ्‌ ० संबो० और 
संबं० के साथ--धिगर्था: कष्टसंश्रया: पंच० १, धिड़ः - 
मूर्ख, धिगस्तु हृदयस्यास्य (घिकक्त तिरस्कार करना, 
अवज्ञा करना, रह करना, ब्रा भला कहना ) | सम० 
- कार:-- क्रिया झिंडकना, फटकारना, तिरस्कार 
करना, अवज्ञा करता,-दण्डः >डॉटफटकार बताना, 
निदा--मनु० ८।१२९,--पारुष्यमू अपशब्द, डॉट 
फटकार, भत्सना । 


( ४९७ ) 


धिप्सु (वि०) [ दम्भू--सन्‌--उ ] धोखा देने का इच्छुक, 
धोखा देने वाला--भट्टि० ९॥३३ । 

धिन्व दे० घि० ॥! 

धिषणः [ धृष्‌--क्यु, धिष्‌ आदेश: | देवों के गुरु वह- 
स्पति का नाम,--णम्‌ निवासस्थान, आवास, घर, 
“णा . भाषण, 2. स्तुति, सृक्त 3. बंद्धि, समझ 
महावी ० ६।७ 4. पृथ्वी 5. प्याला, कटोरा । 


धिष्ण्यः | धृष्‌--ण्य नि० ऋकारस्य इकार: | . यज्ञाग्नि 
के लिए स्थान, हवनकुण्ड, अमीवेदि परितः क्ृतधि- 
प्णा--श० ४।७ 2. असुरों के गुरु श॒क्राचाय का 
नाम 3. छुक्र ग्रह 4. शक्ति, सामथ्यं,-ष्ण्वम 
. आसन, आवास, स्थान, जगह, घर--न भौमान्येव 
धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि--रघु० १५।३९, 
2 केतु, उल्का 3. अग्नि 4. तारा, नक्षत्र । 

धो: (स्त्री०) [| ध्ये--क्विप्‌, संत्रसारण | 4. (क) बढ्धि, 
समझ--धघधियः: समग्र: स गुणेरुदारधी:-- रघु० २॥३० 
“० कुबी, सुधी आबि (ख) मन, दृष्टधी दुष्ट 
बुद्धि वाछठा--भग० २।५४, रघु० ३३३० 2. विचार 
कल्पना, उत्म्रेक्षा, प्रत्यय --न धिया पथि वतंसे--कु० 
६।२२ 3. विचार, आशय, प्रयोजन, नैसगिक प्रवत्ति, 
कि० १।३७ 4. भक्ति, प्रार्थना 5. यज्ञ । सम० 
“एइन्द्ियम्‌ ध्रत्यक्षज्षान का अंग (ज्ञानन्द्रिय), मनः 
कण स्तथा नेत्र रसना च त्वचा सह, नासिका चेति षट- 
तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते, --गुणा: (ब० व०) 
बौद्धिक गुण, (श्श्रूषा श्रवर्ण चंव ग्रहणं धारणं तथा, 
ऊहापोहा्थविज्ञानं_तत्त्वज्ञानं च घीगुणा:-- काम- 
न्दक ), --पति: (धियां पति:) देवों के गुरु बृहस्पति 
“मन्त्रित्‌ (पु०),-- सचिवः . सलाहकार मंत्री 
(विप० कर्मसचिव -कार्यान्वयीमंत्री ) 2. बुद्धिमान 
ओर दूरदर्शी सलाहकार,--शक्तिः (स्त्री०) बौद्धिक 
दशक्ति,-- सख: सलाहकार, परामशंदाता, मंत्री । 

धीत (वि०) [धे--क्त] 4. चूसा गया, पीया गया, दे० 
धघे । 

धीति: (स्त्री०) [धे--क्तिन | . पीना, चूसना, 2. प्यास । 

धीमत (वि०) [धी--मतुप्‌] ब॒द्धिमान्‌, प्रतिभाशाली, 
विद्वान्‌ (१०) बृहस्पति का विशेषण । 

घोर (वि०) [धी--रा-|क] . बहादुर, उद्धत. साहसी 
“-भीरोद्धता गति:--उत्तर० ६।१९ 2. स्थिर, सुदृढ़, 


अटल, टिकाऊ, चलाऊ, स्थायी --रघु० २।६ 3. दढ़- 


मनस्के, धर्यवान्‌, स्वस्थचित्त, अडिग, दृढ़ निश्चय 
वाला,-- धीरा स् तरन्त्यापदं--का० १७५, विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीराः--कु० 
१।५२ 4. स्वस्थचित्त, शान्त, सावधान 5. सौम्य, 
स्थिरुद्धि, प्रशान्त, गम्भीर--रघु० १८।४ 6. मज- 
बूत, बलवान 7. बुद्धिमान, दूरदर्शी, प्रतिभाशाली, 


श्र 


समझदार, विद्वान्‌ चतुर--धृतेश्च धीर: सदश्षीव्यधत्त 
स.--रघु० २३।१०, ५।३२८, १६।७४, उत्तर० ५॥३१ 
8. गहरा, गंभीर, ऊचा स्वर, खोखलास्वर स्वरेण धी- 
रेण निवतयन्रिव---रघु० ३।४३, ५२, उत्तर० ६१७ 
2. आचरणशील, आचारवान्‌ 40. (वाय आदि) 
मन्द, मृदु, सुहावना, सुखकर--धी रसमीरे यमुनातीरे 
वसति वने वनमाली---गीत० ५ 4. सुस्त, आलसी 
2. साहसी 43. हेकड़,--रः . समुद्र 2. राजा बलि 
का विशेषण,--रम्‌ केसर, ज्ञाफरान,--रम्‌ (अव्य०) 
साहसपूवक, दृढ़ता के साथ, अडिग होकर धीरज के 
साथ--भतृ० २।३१, अमरु ११। सम०--उदात्तः 
अच्छे विचारों का शूरवीर व्यक्ति (काव्य नाठक में) 
नायक,---अविकृत्थन: क्षमावानतिगम्भी रो महासत्त्व:, 
स्थेयात्रिगूढमानो धीरोदात्तो दुढ़ब्रतः कथित:--सा० 
द० ६६,--उद्धतः शूरवीर परन्तु अभिमानी (काव्य- 
नाटक में) नायक--मायापर: प्रचण्डर्चपलो5हंका र- 
दपभूयिष्ठ:, आत्मइलाघानिरतो धीरंघीरोद्धतः कथित: 
“एसा० द० ६७,-चेतस्‌ (वि०) दुढ़, अडिग, दृढ़ 
मन बाला, साहसी,--प्रश्चान्तः (काव्य नाठक में) 
नायक जो शूरवीर और शानन्‍्त व्यक्ति हो--सामान्य- 
गुणभभूयान्‌ द्विजातिको धीरप्रशान्तः स्यथातू--सा० द० 
६९,--ललितः (काव्य नाटक में) नायक जो दढ़ 
और शूरवीर होने के साथ-साथ क्रीडाप्रिय और 
असावधान हो --निश्चिंतो मदुरनिशं कलापरो धीर- 
ललित: स्यात्‌ सा० द० ६८,--स्कन्धः भेंसा । 


धोरता [धीर--तल--टाप]) । धेयं, साहस, मनोबल 


-विपत्तौ च महाँलल्‍लोके धीरतामनगच्छति--हि० 
२३।४४ 2. ईर्ष्या का दमन 3. गंभीरता, शान्तचित्तता 
-प्रत्यादेशान्न खलू भवतों धीरतां कल्पयामि--मेघ ० 
१४४, (दूसरे अर्थों के लिए दे० 'धेय) । 


धोरा [घीर--टाप्‌ | काव्य नाटक में वणित नायिका जो 


अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई भी, उसकी 
उपस्थिति में अपनी बाह्य भावमुद्रा से अपना रोष 
प्रकट नहीं होने देती-- रसमंजरी की उक्ति:--व्यडर्य- 
कीप प्रकाशिका धीरा---दे० सा० द० १०२-५, भी । 
सम ०--अधीरा काव्य नाटक में वर्णित नाथिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई अपने रोष 
को अभिव्यक्त भी कर देती हे, और अपनी ईर्ष्या 
को छिपा भी लेती हे --व्यड-ग्याव्यडग्यकोप प्रकाशिका 
वीरा-धीरा--रसमंजरी । 


धोलटि:,--टी (स्त्री०) [घधी-+-लट्‌--इन, घीलटि-|- 


डीब | पुत्री, बेटी । 


धोवरः [दधाति मत्स्यानू--धा--पष्वरच्‌] मछवा--मग- 


मोनसज्जनानाँ तृणजलसंतोषबिहितवृत्तीनां, लुब्धक- 
धीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति--भर्तृं० २।६१, 


( ४९८ 


१।८५,--रम्‌ लोहा,-री [. मछवे को स्त्री 
2. मछलियाँ रखने की टोकरी । 


धु (स्वा० उभ०--धुनोति, धुनुते, धुत) दे० घ्‌ । 


धक्ष (भ्वा० आ० घक्षते, ध॒क्षित) 


हक 


. सुलगना 2. जीना 
3. कष्ट भोगना--प्रेर०  घ॒क्षयति--सुलगाना, 
प्रज्ज्लित करना, सम्‌-सुलगाना, उत्तेजित होना 
(आलं० भी) संदुधुक्षे तयो: कोप:---भट्टि० १४१०४, 
प्रेर० सुलगाना, प्रज्वलित करना, उत्तेजित करना 
--निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीय॑ संधुक्षवन्तीव वपुर्गृ्णन 
--कु० ३॥०२ ! 


धृत (वि०) [धु-+-क्त] . हिला हुआ,-“रघु० ११।६६ 


धुनि:,--नी 


धर [ धर्व+क्विप ] ( कत्‌ ० ए० 


8. 


2. छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 


(स्त्री०) [धु+नि, धुनि+डीष्‌| नदी, 
दरिया--पुराणां संहतुं: सुरधुनि कपर्दो5धिरुरुहे-- गंगा ० 
२२। सम०->-नाथः समुद्र | 

व०-धः ) ]. (शा०) 
जआ, न गर्दभा वाजिबुरं वहन्ति--मृच्छ० ४१७, 
अत्रस्त॒भिर्य क्तधुर तुरजजः--रघु० १४४७, 2. जूए 
का वह भाग जो कंघों पर रक्‍्खा रहता हैं, 3. पहिए 
की नाभि को धुरी के साथ स्थिर करने के लिए धुरी 
के दोनों किनारों पर लगी कील 4. गाड़ी का बम 
5, बोझा, भार (आलं० भी) उत्तरदायित्व, कतैव्य, 
कार्य--तेन घ॒र्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपें--रघु० 
१३४, २७४, ३॥३५, ६६५ कु० ६।३० आप्तैरत्यन- 
वाप्तपौरष फल: कारयस्यधूरुज्जिता--मुद्रा ० ६५, 
४६, कि० ३।५०, १४।६ 6. प्रमुखतम या उच्चतम 


स्थान, हरावल, अग्रभाग, शिखर, सिर अपांसुलानां 


धूरि कीत॑नीया--रघु० २।२, घुरि स्थिता त्व पति- 
देवतानाम, १४॥७४, अविध्नमस्तु ते स्थेय्रा: पितेव धुरि 
पुत्रिणामू-१९ १, ध्रि प्रतिष्ठापयितब्य एव-मा लवि ० 
११६, ५।१६, (धुरि कू सिरे पर रखना या आगे 
रखना - श० ७४) | सम०--गत (धूर्गेत) (वि०) 
. रथ के बम पर खड़ा हुआ 2. सिर पर खड़ा हुआ 
मख्य, प्रधान, प्रमुख, -जटिः शिव का विशेषण, 
--धर (धर्घर, घ्रंधर' भी) (वि०). जूआ 
सँभालने वाला 2. जोते जाने के योग्य 3. अच्छे गुणों 
से यक्‍त या महत्त्वपूर्ण कर्तेग्यों से लदा हुआ 4. मुख्य, 
प्रधान, अग्रगण्य प्रमुख,--कुलघुरंधरो भव--विक्रम ० 
५, (र:), . बोझा ढोने वाला जानवर 2. जिसके 
ऊपर किसी कार्य का भार हो 3. मुख्य, श्रधान, 
अग्रणी,--वह (धुव॑ह) (वि०) भार वहन करने 
वाला 2. काम का प्रबंधक, (ह:) बोझा ढोने वाला 
पशु, इसी प्रकार (धूर्वोढ़ ! 


धरा (स्त्री०0) बोझा, भार--रणधुरा- वेणी० ३॥५ । 
धुरोण, धुरीय 


(वि०) [ धुरं वहति, अहंति वा, धुर॒+ख, 


न 
£+ 


) 


छ वा | . बोझा ढोने या सँभालने के योग्य 2. जोते 
जाने के योग्य 3. महत्त्वपूर्ण कार्यों में नियक्त (णः, 
--यः) . बोझा ढोने वाला पशु 2. आवश्यक कार्यों 
में नियवत 3. म्‌ ख्य, प्रधान, अग्नणी । 


(वि०) [ ध्र-+-यत्‌ ] !. बोझा सँभालने के योग्य 
2. महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने के योग्य 3. चोटी पर 
स्थित, मुख्य, प्रमुख,-यें: . बोझा ढोने का पशु 
2, घोड़ा या बैल जो गाड़ी में जता हुआ हो--नावि- 
नीतैब्रेजेत धर्यें:- मनु० ४॥६७, येनेंद॑ घ्रियते विश्व 
धर्येयानमिवाध्वनि--कु० ६७६, घुर्यान विश्वामयति 
--रघु० १५४, ६॥७८, १७।१२, 3. (उत्तरदायित्व 
के) भार को संभालने वाला--रघु० ५६६, 5. मुख्य 
अग्रणी, प्रधान--न हि सति कुलघ्॒यें सूय्यवंश्या गृहाय 
--रघु० ७।७१ 65. मंत्री, महत्त्वपूर्ण कार्या पर 
नियक्त व्यक्ति । 


धुस्तु (स्तू) रः | धु+उर, स्वतुद्‌ ] धत्रे का पौधा । 


धू( 


तुदा० पर०, भ्वा०, स्वा०, क्रेथा०, चुः।० +उभ० 
धवति; घवति--ते; घूनोति, धूनुते; घनाति, धुनीते 
घनयति-ते) . हिलाना, क्षुब्ध करना, कंपाना 
घुन्वन्ति पक्षपव्न ने तभो बलाका:--ऋतु० ३।१२, 
घ॒न्वन्‌ कल्पद्रुमकिसलयानि--मेघ० ६२, कु० ७४३, 
रघु० ४॥६७, भट्ठि ० ५११०१, ९७, १०२२ 2. उताः 
देना, हटाना, फेंक देना--स्रजमपि शि रस्यन्ध: क्षिप्तां 
घनोत्यहिश ड्रुया-- श० ७।२४ 3. फूक मार कर उड़ 
देना, नष्ट करना 4. सुलगाना, उत्तेजित करना (आगे 
को) पंखा करना-वायूुना धूयमानो हि वनं दहति 
पावक:--महा ०, पवनधूत: अग्निः-- ऋतु० १२६ 
8. अशिष्ट व्यवहार करना, चोट पहुँचाना, क्षति पहुं- 
चाना--मा नधावीरोारिें रणे--भट्टि० ९५०, १५।६१ 
6. अपने ऊपर से उतार फ़ेंकना, अपने आपको मुक्त 
करना--(सेवका:) आरोहन्ति शनेः: पश्वाद्धन्वन्तमपि 
पार्थिवम-पंच० १।३६, (कवि रहस्य के निम्न लिखित 
इलोक में इस धातु के विभिन्‍न गणों के रूप में दिए 
गये हैं:--धनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोक॑ चुत 
घनाति धुवति स्फूटितातिमुक्तम्‌, वा यविधृनयति 
चम्पकपृष्परेणून्‌ यत्कानने धवति चन्दनमंजरीशच )। 
अव --, हिंलाना, इधर-उधर करना, कम्पाना, लहरानी, 
--रेण: पवनावधूतः--रघु० ७।४३, लोलावधूते 
इचामर:--मेघ० ३५, कि० ६।३, शि० १३।३६ 
2. उतार फेंकना, हटाना, पराभूत करना,--राजसत्त्व- 
मवधय मातृकम्‌--रघु० ११।९०, सुरवधूरवयृतभया: 
श्र: ७ ९।१९, ३।६१, कि० १।४२ 3. अवहेलना 
करना, अस्वीकृति करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
यक्‍त व्यवहार करना--चण्डी मामवधूय पादपतित 


ध्ञ्ं 


--विक्रम० ४॥३८, पादानतः कोपनयाइबधूत:--कु० 


( ४९९ ) 


३।८, विक्रम० ३।५, उद्‌--हिला डालना, उठाना 
ऊपर को उछालना, लहराना--कर्नोद्धतानि चामराणि 
“-का० ११७, रघृ० १।८५, ९।५०, उदधघनीयात 
सत्केतुन - भटटि० १९।८, कि० ५।३९, मारुतभरो 
द्वतोषपिधू लिब्रज:--धन ० 2. उतार फेंकना, हटाना, 
टूर करना, नष्ट करना (आलं० भी )- उद्धतपापा 
“-मेघ० ५५, शि० १८।८ 3. बाधा पहुंचाना 
उत्तजित करना, भड़काना, निस---, . उतार फेंकना 
हटाना, दूर करना, निकाल देना, नष्ट करना-निर्धतो$ 
धरशोणिमा--गीत ० १२, ज्ञाननिर्धृतकल्मषा:--भग० 
५।१६, रघ्‌ृ० १२।५७ 2. उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
युक्त व्यवहार करना, अवज्ञा करना 3. त्याग देना, 
छोड़ देना, फेंक देना, बि--, 4. हिलाना, इधर-उधर 
करना, कपाना, मृदुपवनविघतानू--ऋतु० ६२९, 
३।१० दीर्घा वेणीं विधन्वाना--महा ० 2. उतार देना 
नष्ट करना, निकाल देना, दूर भगा देना कपेविध- 
वितूं द्यतिम--भट्टि० ९२८, रघु० ९७२; अन० 
पा० उपेक्षा करना, घृणा करना, तिरस्कारयक्त 
व्यवहार करना रघृ० ११।४० 
देना, त्याग देना--न० १॥३५। 


(स्त्री०) [| धू-क्विप्‌ | हिलना, कांपना, क्षुब्ध होना । 
ते (भू० क० कृ०) [ धू+क्त ] 7. हिला हुआ 
2. उत्तार फका हुआ, हटाया हुआ 3. भड़काया 
हुआ 4. परित्यक्त, उजड़ा हुआ 5. फटकारा हुआ 
6. परीक्षित 7. अचज्ञात, तिरस्कारपू्वक व्यवहार 
किया गया 8. अनुमानित। सम०--कल्मथ,---पाप 
(वि०) जिसने अपने पाप उतार फेंके हैँ, पापम॒क्त । 
धति: (स्त्री०) | ध्‌+क्तिन्‌ ] . हिलाना, इधर---उधर 
करना 2. भड़काना । 
धन (भू० क० कृ०) | घ्‌ू+क्‍त, तस्य नः ] हिला हुआ, 
लुब्ध । 
धूनिः (स्त्री०) हिलाना, क्षुब्य करना । 


धूप्‌ । (म्वा० पर० धृपायति, घपायित) गरम करना, 
गरम होना, ॥ (चुरा० उभ० धृपयति-ते) . घनी 
देना, सुवासित करना, धुपाना, सुगंधित करना 
2. चमकना 3. बोलना । 

धूप: [ धपू+अच्‌ | . धूप, लोबान, गन्धद्रव्य, कोई 
सुगंधयुत पदार्थ 2. (गोंद बिरोजा आदि सुगंधित 
पदार्थों से उठने वालों बाष्प, सुमंघित बाष्प या 
धुआँ--धूपोष्मणा त्याजितमाद्रभावम्‌--कु० ७।१४ 
मेघ० ३३, विक्रम० ३।२, रघ० १६।५० 3. सुगंधित 
चूर्ण । सम०--अगरु (नपुं०) एक प्रकार की गग्गल 
जो ध॒पान के काम आती हैं,--अडद्भुप 4. तारपीन 
2. सरल व॒क्ष,---अहंँम्‌ गुग्गूल,--पात्रम धूपदान अगर- 
दान, धूप जलाने का पात्र,--वास: गंधद्रव्य फे धएँ से 


244 9<+ 


4. छोड़ना, छोड़ 


वासना, धपाना,--वक्ष: एक पेड जिससे 
निकलता हैं, सरल वक्ष । 

धूम: [ध्‌ू+मक | . धआँ, बाष्प--धूमज्योति:सलिलमरुतां 
सन्निपात: क्‍्व मेघः--मेघ० ५ 2. छ्ंध, कोहरा 
3. उल्का, केतु 4. बादल 5. (नस्य, छींक लाने 
वाला) धूआं 6७. डकार, उद्गार। सम०-- आभ 
(वि०) धए जसा प्रतीत होने वाला, धर्मले रंगका 
>-आवलिः ध॒एँ का बादल या धममाला,--उत्थम 
नोौसादर,---उदगारः !. धर्ओा या बाष्प उठना,---उर्णा 
यम की पत्नी का नाम, पति: यम का विशेषण 
“-केतनः, - केतुः . आग,-कोपस्य नंदकुलकाननध म- 
केतोः--मद्रा० १।१०, रघ० ११।८१ 2. उल्का 
पुच्छल तारा, गिरता हुआ तारा--धूमकेतुमिव किमपि 
करालम्‌-गीत ० १, धमकेतुरिवोत्यित:--कु० २।३२ 
3. केतु,-जः बादरू,--ध्वजः अग्नि,---पानम्‌ घुआँ 
या बाष्प पीना,--महिषी कोहरा, धंध,-- योनिः बादल 
तु० मेघ० ५ । 

घूमल (वि०) [धूम-+-ला+क | धुमैला, 
मटमला । 

धमायति-ते (ना० घा० पर०) धूएँ से भर देना, बाष्प 
से ढक देना, अँधेरा करना--घमायिता दश दिऔशो 
दलितारन्विदा:--भामि० १।१०४, मच्छ० ५॥५७। 

धमिका | धम+ठन्‌-+टा ] बाष्प, कोहरा, घंध । 

धम्तित (वि०) [धम-+-इतच | धए से ढका हुआ, अंधकार- 
यक्‍त--कु० ४।३० । 

धम्या | धम-+यत्‌+टठाप | धए का बादल, प्रगाढ़ धुओँ। 
(वि०) | धम+रा+क | . घधुमछा, धुए वाला, 
भूरा भत्‌ ० ३।५५, रघु० १५।१६ २. गहरा छाल 
3. काला, अंधकारावत 4. मटमेला,---ज्रः 4. काले 
और लाल रंग का मिश्रण 2. लोबान,--म्रम्‌ पाप 
दुव्यसन, दुष्टता। सम०--अठः एक प्रकार को 
शिकारी चिड़ियाँ,--रुच (वि०) मटमले रंग का, 
->लोचनः कबृतर,--लोहित (वि०) गहरा लाह 
गाढ़ा मटमला, (तः) शिव का विशेषण,---शूकः ऊट। 

घृम्रकः [ध्‌म्र- कक] ऊंट : 
(वि० ) [ध्॒व (धर) --क्त] 4. चालाक, शठ, बदमाश 
मकक्‍्कार, जालसाज, 2. उपद्रवी, क्षति पहुँचाने वाला 
-- तें: . ठग, बदमाश, उचक्का, 2. जुआरीो 3. प्रेमी 
रसिया, विनोदब्रिय धतें--तत्ते घृते हृदि स्थिता प्रिय- 
तमा काचिन्ममेवापरा--पंच ० ४६, धूर्तो्परां चंबति 
--अमरु १६, इसी प्रकार--धूर्तानामभिसारसत्वर- 
हृदामू--गीत० ११ 4. घतूरा । सम०--कत्‌ (वि० ) 
मकक्‍कार, बेइमान, (पुं०) धत्ूरे का पौधा,--जस्तु: 
मनष्य,---रचना धूत॑ं विद्या, बदमाशी । 

धतेंकः [धत-+कन्‌ | . गीदड़ 2. बदमाश। 


गग्गल 


भ्रा-लाल, 


( ५०0० 


धर्वबो [धघर-|-अज्‌ --किविप, अज्‌ इत्यस्य वी आदेश:] गाड़ी 
का बम, या अगला भाग ' 

धलकम्‌ [घ्‌--लक--बा० ] विष, जहर ! 

धलि:,-ली (पुं०, स्त्री०) [ध--लि बा०, घ॒लि--डीष |] 
. घल, अनीत्वापडकतां घलिम॒दक नावतिष्ठते--शि० 
२।३४ 2. चूर्ण । सम०-- कुट्टिमम,--केदार 
. टीला, प्राचीर 2. जोता हुआ खेत, - ध्वजः वाय 
--पटलः घल का ढेर,--पुष्पिका,--पुष्पी केतकी का 
पौधा !' 

धलिका [धलि--कन्‌--टाप्‌ | कोहरा, धंध ! 


धसर (वि०) [ध--सर, किच्च न षत्वम्‌ | धूल के रंग का 
भूरा सा, धमला--सफेद रंग का, मटमंला--शशी 
दिवसधूसर:--भग० २॥५६, कु० ४ै।४, ४६, रघु० 
५।४२, १६।१७, शि० १७।४१,--र 4. भूरारंग 
2. गधा 3. ऊट 4. कबृतर 5. तेली ! 


(तुदा० आ०--कइयों के मतानुसार ध्‌ का कमंवा० 
रूप--स्रियते, धृत) . होना, विद्यमान होना, रहना 
रहते रहना, जीवित रहना--आये पुत्र प्रिय एषा 
थ्रिये-- उत्तर० ३, प्रियते यावदेको5पि रिपुस्तावत्कुत 
सुखम्‌--शि० २।३५, १५८९ 2. स्थापित या सुर- 
क्षित रहना, रहना, चलते रहना--सुरतश्रमसंभृतो 
मर्खे प्रियते स्वेदलवोदगमोंपिते---रघ्‌० ८।५१, 
कु० ४॥१८ 3. संकल्प करना, ] (भ्वा० चुरा० 
उभ० धघरति-ते, धारयति-ते, घृत, धारित) . थामना 
संभालना, ले जाना--भजडगमपि कोपितं शिरसि 
पुष्पवद्धारयत्‌--भत्तं० २।४, वेणवीं धारयंद्रष्टिम्‌ 
सोदक॑ च्‌ कमण्डलम्‌---मन ० ४॥३६, भट्ठि ० १७।५४ 
विक्रम० ४।३६ 2. थामना, संभालना, स्थापित 
रखना, सहारा देना, जीवित रखना--धतमंदर--गीत ० 
१, यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समंम्‌ - मन० 
९।३११, पंच० १११६, प्रातः कुन्दप्रसवशिथिल 
जीवितं धारयेथा:--मेघ० ११३, चिरमात्मना धृताम्‌ 
-- रघ० ३॥।३५ 3. अपने अधिकार म॑ थामे रखना, 
अधिकार म॑ करना, पास रखना, रखना--या सस्कृता 
धा यंते--भर्ते ० २॥१९ 4 धारण करना, ( रूप, 
छठझ्मयवेश ), लेना--केशव धृतशकररूप--गीत० १, 
धारयति कोकनदरूपम्‌-- १०, 5. पहनना, धारण 
करना, (वस्त्रालंकारादिक) उपयोग में लाना, श्रित- 
कमलाकुचमण्डल धृत कुण्डल ए--गीत ० १ 6. रोकता, 
दमन करना, नियंत्रण करना, ठहराना, स्थगित 
करना 7. जमाना, संकेत करना (संप्र ० या अधि० 
के साथ )--ब्राह्मण्ये घृतमानस:, मनो दश्ने राजसूयाय 
आदि 8. भगतना, भोगना 9. किसी व्यक्ति के लिए 
कोई वस्तु निर्धारित करना, नियत करना, निदिष्ट 


विननगगगगगननग#ए0>23।» &3वनननमह... लिन. सृगिनननननननममननननमनऊऊमऊमनननन---न- «हम. मननननननननननन--न-न-न--. मनन... गन नाना" नाना ना वध. वा. "2... ०. 3... ....................... अर... ध. डा. अ........3...........>. «------------.-.ी०००..............आ. जा. ".......आ........ >आा.ध... ॥:. वा... लानाामाना बना "गानानाननननननानाननिन3दन नई हनानन3तत मन. 


करना 0, किसी का ऋणी होना (संप्र०, संबं० 


) 


विरल० ),--वृक्षसेचने दे धारयसि मे, श० १, तसस्‍्में 
तस्य वा घनं धारय॑ंति आदि . थामना, रखना 
42. पालन करना, अभ्यास करना 3. हवाला देना 
उद्धत करना (इस घातु के अथ उन संज्ञा शब्दों के 
अनसार, जिनसे यह जड़े, विविध प्रकार के हो जाते 
हं---उदा० सनसा थ मन में धारण करना, याद 
रखना, शिरसा ध, मध्ति ध सिर पर रखना, अत्यंत 
आदर करना, अंतरे ध धरोहर रखना, जमानत के 
रूप मं जमा करना, समय ध सहमत करना, दण्ड ध 
दण्ड देना, सजा देना, बल का उपयोग करना, जीवित, 
प्राणान्‌ दरोर, गात्र देहन ध्‌ जीवित रहना, आत्मा 
को स्थापित रखना, प्राणों का सुरक्षित रखना, ब्रत ध 
व्रत का पालन करना, तुलूया ध्‌ तराज म रखना 
तोलना, मनः, मतिम, चित्तम, बढद्धिस ध किसी वस्तु 
में मन लगाना, मन जमाना, सोचना, दढ़ संकल्प 
करना गर्भ ध, गर्भवती होना, धारणां ध (एकाग्रता 
संयम का) पालन करना, 4. अव,--7. स्थिर क्रना, 
निर्धारित करना, निश्चित करना, शि० १३ 


2. जानना, निश्चय करना, . समझना, सही सही 
जानना, न विश्वम॒तेरबधाय ते वपुः--कु० ५।७८, 
रघु ० १३।५, उद्‌,---7. ऊपर उठाना, उन्नत करना 
2. बचाना, परित्राण करना 3. बाहर निकालना, 
उद्धत करना 4. उन्मूलन करना, उखाड़ना, (उद्‌ 
पबक घ॒ के वही हूँ रूप जो उद पृवक ह के हैं) निस-- 
निर्धारण करना, निश्चित करना, नियत करना 
--निर्षा रितेष्थ लेखेन खलकता खल वाचिकम--शि ० 
२।७०, ९॥२०, वि---,व. धर पकड़ना, पकड़ लता 
ग्रहण करना, धारण कर लना--अंशुक पल्लवेन 
विधतः:, अमरु ७९, ५५ 2. पहनना, धारण करना 
उपयोग में लाना---रघ० १२।४० 3. स्थापित रखना 
वहन करना, सहारा देता, थामलेना, पंच० १।८२, 
भते० ३॥२३ 4. टकटकी लगाना, निदेश देना 
सम---, . थामना, संभालना, ले-जाना 2. थाम लेना 
सहारा देना--अर: संधायते नाभि:--पंच० १।८१ 
3. दबाना, नियंत्रण में रखना, रोकना 4. मन में 
रखना, याद रखना, समद----,.]. जड़ से उखाड़ लेना 
उन्मूलन करना दे० उद्‌ पूवेक हू 2. बचाना, परि- 
त्राण करना, संप्र,--. जानना, निर्धारण करना 
निश्चय करना शि० ९।६० 2. विचार विमर्श करना, 
चिन्तन करना, सोचना, विचार करना-मन ० १०।७३, 
एवं संप्रधाय पंच० १ । 


( भू० क० कृ०) [ ध+कत | 2. थामा गया, ले 
जाया गया, बहन किया गया, सहारा दिया गया 
2. अधिकृत किया गया 3. रक्‍्खा गया, संधारित, घारण 
किया गया 4. पकड़ा गया, आत्मसात्‌ किया गया, 


धृति: ( 


धृतिमत्‌ (वि०) | 


( ५०१ 


संभाला गया, पहना गया, उपयोग में लाया गया 6. 
रख दिया गया, जमा किया गया 7. अभ्यास किया 
गया, पालन किया गया 8. तोला गया 9. (कतृवा० ) 
धारण किया हुआ, संभाला हुआ 0. तुला हुआ दे० 
ऊपर “ध्‌ । सम०--आत्मन्‌ (वि०) पक्के मन वाला, 
स्थिर, शान्त,स्वस्थचित्त--दंड (वि०) . दण्ड देने 
वाला 2. वह जिसको वण्ड दिया जाता हें-पट 
(वि०) कपड़े से ढका हुआ--राजन (वि०) (देश 
आदि) अच्छे राजा द्वारा शासित,- राष्ट: विचित्र 
वीय की विधवा पत्नी से उत्पन्न व्यास का ज्यष्ठपृत्र 
( ज्यष्ठ पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र राज्य का अधि- 
कारी था, परन्तु जन्मांध होने के कारण उसने प्रभ- 
सत्ता पांड को सोंप दी। जिस समय पाण्ड वानप्रस्थ 
लेकर जंगल की ओर गया, तो राज्य को वागडोर 
फिर धृतराष्ट्र ने स्वयं संभक्लठ ली, और अपने ज्येप्ठ 
पुत्र दुयंधिन को यवराज बनाया । जब यद्ध में भीम 


ने दुयंधित का काम तमाम कर दियातो धृतराष्ट्र 


को बदला लेने की इच्छा हुई, फलत: उसने यधिष्टिर 
और भीम को आलिगन करना चाहा । श्रीकृष्ण उसकी 


इस बात को तुरन्त ताड़ गये, उन्हें विश्वास हो गया: 


कि धतराष्ट्र ने भीम को अपना शिकार समझ लिया 
हैं । इस लिए श्रीकृष्ण नें लोहे की एक भीम की म॒ति 
बनवाई । जिस समय धतराष्ट्र भीम का आलिगन 
करने के लिए आगे बढ़ा तो श्रीकृष्ण न भीम को 
लोहमति आगे करवा दी जिसको कि बदला लल५े के 
प्रबल इच्छुक धतराष्ट्र ने इस प्रकार इतना बल लगा 
कर दबाया कि वह लौह मूति टुकड़े २ हो गई। इस 
प्रकार असफल प्रयत्न हो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी 
गांधारी समेत हिमालय पर्वत की ओर चला गया 
जताँ कुछ वर्षों के पश्चात्‌ वह स्बगे सिधार गया), 
-- बर्सन (वि०) कवच पहने हुए, कवचित | 

सत्री०) [ ध्‌-- क्तिन्‌ | . लेना, पकड़ना, हस्तगत 
करना 2. रखना, अधिकृत करना 3. स्थापित रखना, 
सहारा देना 4. दढ़ता, स्थिरता, स्थैर्य 5. धंयं, स्फर्ति 
दृड़संकल्प, साहस, आत्म-सयम--भज धृरति त्यज 
भीतिमसेतुकामू-- ने० ४॥१०४, कि० ६।११, रघु० 
८।६६ 6. सन्तोष, तृप्ति, सुख, प्रसन्‍नता, खशी, हे 
घतेश्च --वी रः सदशीव्यधत्त स:---रघ ० ३।१०, १६। 
८२, चक्षबंध्तनाति न धतिम-विक्रम० २।८, शि० 
७।१० १४7. साहित्यशास्त्र में वाणित ३३ व्यभि- 
चारीभावों में 'सन्तोष' को गिनती को गई है --ज्ञाना- 
भीष्टागमाद्यस्तु संपूर्णस्पुहताधृति:, सौहित्यवचनोल्लास 
सहास प्रतिभादिकृत-सा० द० १९८, १६८ 
8. यज्ञ । 

धृति-मतुप्‌ ] . पक्का, स्थिर, दृढ़, 


अडिग 2. संतुष्ट, प्रसन्‍न, प्रह्ृष्ट, तृप्त--रघु० 
१२३।७७ । 
धत्वन (पूं०) | ध-+-क्वनिप्‌ | . विष्णु का विशेषण, 


यू 


धष्णज (वि०) [ धष्‌--नरजिझ ] . साहसी, 


। 


2. ब्रह्मा की उपाधि 3. सदगण, नंतिकता 4. आकाश 
5. समुद्र 6. चतुर व्यक्ति । 


. (म्बा० पर० घषति, धरषित) 4. एकत्र होना, 
संहत होना, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, 7] (भ्वा० 
पर० चुरा० उभ० धर्षति, धर्षयति-ते)। नाराज़ 
करना, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 2. अपमानित 
करना, मर्यादा से हीन व्यवहार करना 3. धावा 
बोलना, जीतना, पराभूत करना, विजय प्राप्त करना, 
नष्ट करना 4. आक्रमण करने का साहस करना, 
ललकारना, चुनौती देना 5. (किसी स्त्री के साथ) 
बलात्कार करना, सतीत्व हरण करना, 7 (स्वा० 
पर० धृष्णोति, धृष्ट) 4. दिलेर या साहसी होना 
2. विश्वस्त हीना 3. घमंडी होना, उद्धत होना, 
4, ढीठ होना, उतावला होना 5. साहस करना, निडर 
होना (तुमुन्नंत के साथ) 6. ललकारना, चुनौती 
देता--भट्टि" १४।१०२ 7. (चुरा० आ०--धप्ष- 
यते) हमला करना, आक्रमण करना, बलात्कार करना । 


धष्ठ (वि०) [धष्‌--क्त। . दिलिर, साहसी, विश्वस्त 


2. ढीठ, अक्खड़, निलज्ज, उच्छंखल, अविनीत 
--वष्ट: पाइव वसति--हि० २॥२६ 3. प्रगल्भ 
दृःसाहसी 4. दुश्चरित्र, लचक्ष्चा,--ष्ट:ः विश्वासघातक 
पति या प्रेमी-- कृतागा अपि निःश द्वुस्तर्जितो5पि 
लज्जित:, दृष्टदोषो5पि मिथ्यावाक्‌ कथितो धष्ट- 
नायक: । सा० द० ७२। सम०-अ्यम्नः द्रपद का 
पुत्र और द्रोपदी का भाई (धरष्टयम्न और उसका 
पिता द्रपद दोनों महाभारत के यद्ध में पांडवों की 
ओर से लड़े | धष्टयम्न ने कई दिन तक पांडवों की 
सेना के मख्य सेनापतित्व का पद संभाला। जब 
द्रोण ने घोर संघर्ष के पश्चात्‌ द्रपद को मार डाला 
तो धष्टय्यम्न ने प्रतिज्ञा की कि में अपने पिता की 
मृत्य का बदला लंगा। आखिर यद्ध के सोलहवों दिन 
प्रात: काल धृष्टय्यम्न को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने 
का अवसर मिला जब कि उसने अन्यायपूवेक द्रोण 
का सिर काट डाला, दे० द्रोण। उसके पदरचात एक 
दिन वह पाण्डवशिविर में सो रहा था कि अचानक 
अव्वत्थामा ने आ दबाया और मौत के घाट उतार 
दिया गया ) । 

विश्वस्त 
2. ढीठ, निलज्ज । 


धष्टणण:ः [धष्‌-|-नि] प्रकाश को किरण । 


(वि०) [धष-+क्न] . दिलेर, विश्वस्त, साहसी 
बहादुर, बलशाली (अच्छे अथ में ) 2. निर्लेज्जं, ढीठ । 


( 


थे (भ्वा० पर० घयति, धीत--प्रेर० धापयति, इच्छा० 
घित्सति) . चूसना, पीना, घूंट भरना, निगल जाना 
(आलं० भी) अधाद्सामधासोच्चु र॒ुधिरं वनवासि- 
नाम्‌ -भट्ठि० १५१२९, ६।१८, मनु० ४॥५९, याज्ञ० 
१।॥१४० 2. चमना-धन्यो धयथत्याननम्‌-गीत० १२ 
3. चस लेना, खींच लेना, ले लेना । 

धनः (ध--नन | . समद्र 2. नद 

धेनः (स्त्री०) [धयत्ति सुतानू, घीयते वत्सर्वा-धे-+नु 
इच्च तारा० |] गाय, दुधार गाय--धन्‌ घोरा: सूनतां 
वाचमाहु:--उत्तर० ५।३१ 2. किसी जाति की स्त्री 
(इस अर्थ में किसो भी पुरुरवाचक नाम के आगे लग 
कर उसे स्त्रीवाचक शब्द बना देता हैँ यथा खद्भधन्‌ 
वडवधन: आदि 3, प॒थ्वी (कई बार समास के अन्त 
में लग कर इससे अल्पाथवाचों शब्द बनता हूं, जसे 
असिधेन:, खज्भधन: ) 

धेनक घिन+कन्‌ | एक राक्षस का नाम जिसको बलराम 
ने मार गिराया था। सम०--सुदनः बलराम का 
विशेषण । 

धेनका [धेनक-+-टाप्‌ ] . हथिनी 2. दूध देने वाली गाय । 

धेनष्या [घन+यत्‌, सुक| वह गाय जिसका दूध बंधक 
रूप में सुरक्षित हो । 

धनकम [धन-+ठक | 4. गोओं का समह 2. रतिबंध । 

घेघम [घीर+ष्यञा ] दढ़ता, टिकाऊपन, सामथ्य, ठोसपन 
स्थिरता, स्थायिता, धीरज, साहस -धयमवसशण्टम्य 
--पंच० १, विपदि धयम---भत्‌० २॥६३, इसी 
प्रकार 'धयव॒त्ति शि० ९।५९ 2. शान्ति, स्वस्थता 
3. गरुत्वाकषण शक्ति, सहिष्णता 4. अनम्यता 
5, हिम्मत, दिलिरोी मंघ० ४० | 

धवतः [धीमत्‌-+-अण्‌ पषो० मस्य वत्वम्‌ | भारतीय सरगम 
स्वरग्राम के सात स्वरों मे छठा स्वर । 

धेवत्यम्‌ [बीवत्+ष्यव्य | चतुराई । 

धोड:-- डंडभ । 

धोर (भ्वा० पर० धोरति) . जल्दी जाना, अच्छे क़दम 
रखना, दौड़ना, दुल्की चलना 2. कुशल होना । 

धोरणम [धोर्‌--ल्यट | । (घोड़ा, हाथी आदि) वाहन, 
सवारी 2. जल्दी जाना 3. घोड़े की दल्की चाल । 


धोरणिः,-णी (स्त्रो०) [ धोर+अनि, धोरणि-डीप | 
4, अनवच्छिन्न श्रेणी या नरन्तय - यमाकन्दवने 
मनोज्ञपवने सद्यः स्खलन्माध रीधा राधोरणिधौत धार्मान 
धराधोशत्वमालम्ब्यते, तेषां नित्यविनोदिनां सुकृतिनां 
माध्वीकपानां पुनः काल; कि न करोति केतकि यततस्त्व॑ 
चापि केलिस्थलौ--उउ्धूट, परम्परा । 

धोरितम [ धोर्‌-+क्त | 4. क्षति पहुँचाना, चोट पहुंचाना 
प्रहार करना, 2. गमन, गति 3. घोड़े को दुल्की चाल । 

घोत (भू० क० क्ृ०) [ घाव्‌+क्त ] . धोया हुआ 


५०२ ) 


बहाया गया, साफ किया गया, पवित्र किया गया, 
: प्रक्षाकषन किया गया-- कुल्याम्भोभि: पवनचपले: 
शाखिनो घधौतमला:--श० १।१५, शिक्षा० ५८, कु० 
१।६,९।५७, रघृ० १६।४९,१९।१० 2. चमकाया 
हुआ, उजला किया हुआ 3. उजला, सफ़ेद, चमक- 
दार, चमकीला, चमचमाता हुआ,--हरशिरइ्चन्द्रिका- 
धोतहम्या--मेघ० ७।४४, विकसहन्तांशुधौताधरम्‌ -- 


गीत० १२, -तम चाँदी, सम०-- कट: मोर्ट कपड़े 
का थेला, -- कोषजम्‌,--कौषेयम घ॒ली हुई रेशम 
-शिलहूम स्फटिक । 


धोम: | धम्र/ अण ] !. भ्रापन 2. (विशेष रूप से 
तयार किया गया) मकान बनाने के लिए स्थान ! 
धोरितकम [ घोरित-+-अण्‌ -+ कन्‌ ] घोड़े की दुल्को चाल। 


धौरेय (वि०) (स्मी०--यी ) [ धरं वहति ढक | बोझा 
ले जाने के योग्य,--यः . बोझा ढोने का पशु 
। 2. घोड़ा । 
धोतंकम, धोतिकस, धोत्यंम [ धतस्य भाव: कर्म वा-- 
घूते-- बुझा, ठऊ ष्यज्ज वा | जालसाजी, बेईमानी 
बदमाशी । 
ध्सा (भ्वा० पर० धमति, ध्मात, प्रेर० ध्मापयति) 
. फंक मारना, श्वास बाहर निकालना, निःश्वसन 
(हवा के उपकरण की भांति) धाकना, फूक मार 
कर बजाना---शंखं दध्मी प्रतापवान्‌ भग० १।१२,१८ 
रघु० ७।६३, 'भट्टि० ३॥३४,१७।७ 3. आग को 
फंकना, फंक मारकर आग को उद्दीप्त करना, 
चिगारियाँ उठाना--को धमेच्छांतं च पावकम्‌ -- महा० 
4. फंक द्वारा निर्माण करना 5. फेंकना, फंक से 
उड़ाना, फंक देना, आ--, !. हवा भरना, फुलाना 
2. फंक मारना या हवा से भरना, (शंघ्व आदि को), 
उप--, फंक मारकर तेज करना, पंखा करना---नाग्नि 
मखनोपधमेत्‌-- -मन ० ४।५३ निस--+ फक मारकर 
बाहर निकालना, प्र--, (शंख आदि) बजाना---शद्ो 
प्रदध्मतु:--भग० १।१४, बि- , बखेरना तितर वितर 
करना, नष्ट करना । 
ध्माकारः [ ध्मा+-क-+अण | लहार, लोहकार । 
ध्मांक्षः अनं० पा०--वध्वांक्ष: । 
ध्मात (भू० क० कृ०) [ध्मा+क्त |] . (वायवाद्ययत्र 
की भांति) बजाया हुआ, पंखा किया हुआ, भड़काया 
हुआ 2. हैवा भरा हुआ, फला हुआ, फुलाया हुआ । 
ध्यात (वि०) [ ध्य-+-क्त ]) सोचा हुआ, विचार किया 
हुआ, दे० 'ध्ये । 
ध्यानम | ध्य-+ल्यद | !. मनन, विमशे, विचार, चिन्तन 
जानाद ध्यानं विशिष्यते--भग० १२॥१२, मन॒० १। 
१२, ६।७२ 2. विश्वेष रूप से सृक्ष्मचितन, धामिक 
मनन---तदव ध्यानादवगतो5स्मि-- श० ७, रघु० १। 


ध्यामन्‌ (पु.० 


( ५०३ 


७२ 3, दिव्य अन्तरज्ञान या अन्तविवेक 4. किसी 
देवता की व्यक्तिगत उपाधियों का मानसिक चिन्तन- 
इति ध्यानम । सम०--गम्य (वि०) केवल मनन 
द्वारा प्राप्य, - तत्पर,--निष्ठ पर (वि०) विचारों 
में खोया हुआ, मनन में लोन, चिन्तनशोल,-- स्थ 
(वि०) मनन में लोन, विचारों में खोया हुआ । 


ध्यानिक (वि०) [ ध्यान--ठक ] सूक्ष्म मनन और पवित्र 


चितन के द्वारा अनसंहित या प्राप्त । 


ध्याम (वि०) [ ध्य--+मक | अस्वच्छ, मला, काला, 


मलिन - भट्टि० ८।७१,-- मम एक प्रकार का घास । 


) [ध्य--मनिन्‌ ] माप, प्रकाश (नपुं०) 
मनन ('ध्यामन्‌ कम शुद्ध) । 


ध्य (भ्वा० पर० ध्यायति, ध्यात, इच्छा० दिध्यासति, 


कमंवा० ध्यायते) सोचना, मनन करना, विचार 
केरना, चितन करना, विचार विमर्श करना, कल्पना 
करना, याद करना--ध्यायतों विषयान पंस: संगस्तेषप- 
जायते-- भग० २॥६३, न ध्यातं पदमीश्वरस्य---भर्त् ० 
३।९९, पितन ध्यायन - मन ० ३।२२४, ध्यायन्‍न्ति 
चान्य घिया-- पंच० १।१३६, मेघ० ३, मन० ५॥४७ 
९।२१, अनु --, . सोचना, ध्यान रूुगाना 2. याद 
करना 3. मगलकामना करना, आशीर्वाद देना, 
अनुग्रह करना, रघु० १४॥६०,१७।३६, अप--, ब्रा 
सोचना, मन से शाप देना, अभि--, 4. कामना 
करना, इच्छा करना, लालूच करना--याज्ञ० ३।१३४ 
2. सोचना अव--, अवहेलना करना, निस सोचना, 
मनन करना, वि --, . सोचना, मनन करना, याद 
करना--भट्टि० १४॥६५ 2. गहन मनन करना 
टकटकी लगाकर देखना--अंगलीयक॑ निध्यायन्ती -- 
मालबवि० १, शि० ८।६९,१२।४, कि० १०।४६ । 


ॉँ 

गया दे० गीत०) 8. समय, काल, यग 9. ब्रह्मा का 
विशेषण, 0. विष्ण और 4. शिव की उपाधि 
2. उत्तानपाद के पुत्र और मन्‌ के पौत्र का नाम | ध्रव 
उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हूं, परन्तु पुराणों में 
उत्तानपाद कं पुत्र के रूप में इसका वर्णन उपलब्ध हू । 
सामान्य मत्य का थश्रव तारे के उच्च पद को प्राप्त 
करने का वर्णन इस प्रकार हं--उत्तानपाद के सुरुचि 
और सुनीति नाम की दो पत्नियां थीं, सुरुचि के पुत्र 
का नाम उत्तम था, तथा भश्रुव का जन्म सुनीति से 
हुआ था। एक दिन ध्रुव ने अपने बड़े भाई उत्तम 
की भांति पिता की गोद में बैठना चाहा, परन्तु उसे 
राजा और सुरुचि दोनों ने द्ृत्कार दिया ।4. ध्रव 
सुबकता हुआ अपनी माता सनीति के पास गया 
उसने बच्चे को सांत्वना दी और समझाया, कि संपति 
और सम्मान कठीर परिश्रम के बिना नहीं भिलते । 
इन बचनों को सुन कर प्रव ने अपने पिता के घर 
को छोड़ कर जंगल की राह ली । यद्यपि वह अभी 
बच्चाही था, तो भी उसने घोर तपस्या की जिसके फल- 
स्वरूप विष्णु ने उसको श्रव तारे का पद प्रदान 
किया ),-- बम . आकाश, अन्तरिक्ष 2. स्वरगं,--वा 
. (लकड़ो का बना) यज्ञ का श्रुवा 2. साध्वी स्त्री, 
-“ वम्‌ (अव्य० ) अवश्य, निश्चित रूप से, यकीनन 
-“"रघ० ८।४९, श० १।१८ । सम०--अक्षर: विष्ण 
को उपाधि,--आवबतेः सिर पर रक्‍खें मकुट का वह 
स्थान जहां से बाल चमकते हं,--तारकम,--तारा 
ज्रव तारा । 


प्रुवक: | प्रुव--कन्‌ | . गीत का आरम्भिक पद (जो 


समवेत गान की भांति दोहराया जाय, टेक 2. तना, 
भूत 3. स्थणा । 


प्रोव्यम [ प्रव-ष्यझज | . स्थिरता, दढ़ता, स्थावरता 
2. अवधि 3. निश्चय । 

ध्वस्‌ (भ्वा० आ० ध्वंसते, ध्वस्त) . नीचे गिरना, गिर 
कर टुकड़ें २ होना, चूर २ हो जाना-भट्ठि० १५। 
९३, १४।५५ 2. गिरना, डबना, हताश होना --मा० 
९।४४ 3. नष्ट होना, बर्बाद होना 4. ग्रस्त होना 
“मद्रा० ३।८, प्रर०-नष्ट करना, प्र--, नष्ट होना 
मिट जाना, बि-., . गिरकर टकड़ २ होना 2. तितर- 
वितर हो जाना, बिखर जाना 3. नष्ट होना, मिट 
जाना बर्बाद होना । 


ध्वंसः, ध्वसनम [ ध्वंस-- घजठ्म , ल्यट वा | 4. नीचे गिर 
जाना, डूबना, गिर कर टुकड़े २ हो जाना 2. हानि 


प्राडिः [ ध्राइ-+इन्‌ | फूल चुनना । 


ज्रव (वि०) [ प्रु+क ] (क) स्थिर, दढ़, अचल 
स्थावर, स्थायी, अटल, अपरिवर्तेनीय --इति ध्रवेच्छा 
मनशासती सुताम्‌- कु० ५१५, (ख) शाहवत, सर्दव 
रहने वाला, नित्य -- श्वेण भर्त्रा-कु० ७।८५, मन्‌ ० 
७।२०८ 2. स्थिर (ज्योतिष में) 3. निश्चित 
अचक, अनिवाय -- जातस्य॒हि भध्रधो मत्य भ्रंवं जन्म 
मतस्य च-भग० २॥२७ यो भथ्रवाणि परित्यज्य 
अध्रवाणि निषेवते--चाण ० ६३ 4. मेधावी, धारण- 
शील--जसा कि 'थ्रवा स्मृति में 5. मजबत, स्थिर 
(दिन की भांति) निश्चित,--वः . ध्रव तारा, रघ० 
१७।३५, १८।३४, कु० ७।८५ 2. किसी बड़ वत्त के 
दोनों सिरे 3. नाक्षत्र राशिचक्र के आरंभ से ग्रह की नाश, बर्बादी,--तसौी सूर्य की किरण में घूलिकण । 
दूरी, श्रुवीय देशांतर रेखा 4. बटवक्ष 5. स्थाण, | थ्वंसिः [ ध्वंस्‌--इन्‌ |] मुह्॒त का शर्तांश । 
खूटा 6. (कट हुए वृक्ष का) तना 7. गीत का आरं- | ध्वज: [ ध्वज्‌--अच ] . ध्वज, झण्डा, पताका, वेजयन्ती, 
भिक पाद, टेक (समवेत गान की भांति दोहराया रघु० ७।४०, १७।३२, पंच० १।२६ 2. पृज्य या 


( ५०४ ) 


प्रम व्यक्ति, झंडा या भूषण (समास के अन्त में) 
जसा कि 'कुलध्वज 
व्यक्ति ) में 3. वह बांस जिसमें झण्डा लहराता हैं, 

चिह्न, निशान, लक्षण, प्रतीक--वषभ,” मकर 


| 
| 
| 


( कुल का भूषण या पृज्य : 


ध्वनः | ध्वन्‌--अप्‌ ] . शब्द, स्वर 2. भिनभिनाना, 


लगाना | 


 ध्वननम्‌ [घ्वन्‌-+ ल्यट | 4. ध्वनि निकालना 2. सकेत 


आदि 5. देवता की उपाधि 6. पथिकाश्नम का चिह्न : 
7. व्ययसाय का चिह्न---व्यवसाय लक्षण 8. जननन्द्रिय 


( किसी जानवर की, चाहे नर हो या मादा ) 


9, कलाल 0. किसी वस्तु से पूर्व की ओर स्थित धर 


]. घमंड व2. पाखंड, (ध्वजोकू झंडा लहराना, 


आलं० बहाने के रूप में प्रयकत करना)। सम० 


“जराकम्--पट:,---पटम्र झडा->-रघ्ू० १२।८४५, 


“"आहत (वि०) यद्धभमि में पकड़ें हुए.--गहम वह _ 


है. 
कमरा जहाँ झड रक्‍खें जाते हँ,--द्रम: ताड का वक्ष, : 


भन्‍्रहरण: वायु, हवा,--यन्त्रम झंडा खडा करने की 
कटयक्ति,--यष्टि: (स्त्री०) झंडे का डंडा या बांस 
मन ० ९।२८५ । 

ध्वजवत्‌ (वि०) [ घ्वज-+-मतुप--मस्य वः ] व. झंडों से 
सजा हुआ 2. चिह्न से यकक्‍त 3. अपराधी के लक्षण से 
यक्‍त, दागी,--(पं०) १. झंडा-वाहक 2. मद्य विक्रेता 
कलाल । 

ध्वजिन (वि०) (स्त्री०--नी) [ ध्वज --इनि | . झण्डा- 
बरदार, झण्डा ले जाने वाला 2. चिह्नधारी 3, सुरा- 
पात्र के चिक्न वाछा-मनु ० ११९३, (पुं०) 4. पताका 
वाहक 2. कलालरह, मद्य विक्रेता-याज्ञ ० १।१४१ 
3, गाडी, शकट, रथ 4. पहाड़ 5. साँप 6. मोर 
7. घोड़ा 8. ब्राह्मग,--नी सेना --7रघु० ७।४०, शि० 
१२।६६, कि० १३॥९ । 

ध्वजीकरणम्‌ | ध्वज--च्वि+-क+ल्यद ] . झंडोक्तोलन 
झंडे को फहराना 2. दावा स्थापित करना, किसी बात 
की हेतु बनाने वाला । 

ध्वन (भ्वा० पर० >ध्वनति, ध्वत्तित) शब्द करना, ध्वनि 
पैदा करना, गुनगनाना, भिनभिनाना, गुंजना, प्रति 
ध्वनि करना, गरजना, दहाड़ना--विभिद्यमाना इव 
दध्वन दिश:--कि० १४।४६, अय॑ धीरं धोरं ध्वनति 
नवनीलो जलघर:--भामि० १।६०, कपिदंध्वान मेघ- 
वत्‌--भटद्ठि ० ९५, १४।३, ध्वनति मधुपसमहे श्रवण- 
मयिदरधाति-गीत० ५, प्रेर०-ध्वनयति, शब्द करवाना 
(घंटी की भांति) बजवाना, परन्तु 'ध्वानयति अस्पष्ट 
उच्चारण करवाना । 


'अम अर... न "ब.बल्‍द.ल्‍₹ भा" "रा" किये -धन्‍ "रा “"" "री" ना ध "गा कप 556: +- ६ २3.०... 3 अत... तय दर. 
"शिकार माह * माह गगग्गा8 ००... ००... *. सा बाग" इ.ब.-......- सिम -न- 


करना, सुझाव देना, या (अथं) लगाना 3. (सा० 
शा० में) व्यंजना शक्ति, शब्द या वाक्य को वह 
शक्ति जिसके कारण यह मख्या्थ से भिन्‍न किसी 
और ही अथ को प्रकट करे, सुझाव-शक्ति--ततु ० 
'अजन भी। 


| ध्वनिः [ ध्वन्‌+३ | 4. शब्द, प्रतिध्वनि, कोलाहल या 


शोर-मदऊ्ुधीर ध्वनिमन्वगच्छत्‌--रघ्‌० १६९।१३, 
२।७२, उत्तर? ६।१७ 2. लय, तान, स्वर शि० 
६।४८ 3. वाद्ययंत्र की ध्वनि -रघु० ९।७१| 4. बादल 
गरज या गड़गड़ाहट 5. केवल रिक्तव्वनि 6. शब्द 
7. (सा० शा० में) काव्य के तीन मख्य भेंदीं में से 
सर्वोत्तम काव्य जिसमें कि संदर्भ का ध्वन्यर्थं, अभिह्ित 
अथ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक ही, या जहाँ 
मख्यार्थ, ध्वन्यर्थ के अधीन हो-- इदमत्तममतिशयिनि 
व्यंग्य वाच्पादध्वनिर्बंध: कथितः-- काव्य ० १, (रस- 
गंगाधर में ध्वनि के पाँच भेद बताये गय हूँ, दे० 
ध्वनि के नीचे) । सम० - ग्रहः 4. कान 2. श्रवण 
या श्रति 3. श्रव्णन्द्रिय--नाला . एक प्रकार का 
विगल 2. बांसुरी 3. मरली, वंशी,--विकारः भय या 
शोक के कारण वाणी का विकार, दे० काकु । 

ध्वनित (भू० क० क्ृ०) [ ध्वन्‌+क्त ] . न्तिनादित 
2. निहित, ध्वनित, संकेतित,->तम . शब्द 2. बादल 
को गरज या गड़गड़ाहट--कि० ५।१२ । 


 ध्वस्तिः (स्त्रों०) [घ्वंस --क्तिन ] नाश, बर्बादी । 


ध्वांक्ष: [ ध्वक्ष// अच ]।. कौआ--(कभी-कभी 'तिरस्कार 
प्रकट करने के लिए समास के अन्त में प्रयक्‍त किया 
जाता हं--उदा० टीथंघ्वांक्:) 2. भिक्षुक 3. ढीठ 
व्यक्ति 4. मुर्गाबी, सारस # सम०-अरातिः उल्ल 
--पुष्ट: कोयल । 

ध्वानः | ध्वन्‌ू+घजा ] . शब्द 2. गलगुनाना, भिन- 
भिनाना, बड़बड़ाना । 

ध्वास्तम्‌ | ध्वन्‌ +-क्त | अंधंकार-- ध्वान्त नीलनिचौलचारु 
सुदृर्शां प्रत्यज्ञमालिज्धाित--गीत० ११, न० १९।४२, 
शि० ४।६२। सम०-उन्समेष:,--वित्तः जुगन्‌ ,--शात्रव 
. सूर्य 2. चाँद 3. आग 4. रवेतवण । 

ध्व्‌ (म्वा० पर०-ध्वरति) 4. झुकाना 2. हत्या करना । 


( ५०५ ) 


| 


नाना प्रकार के रूपों का शस (अव्य०) बार २, 
बहुधा,-- किचन (थि०) अत्यंत गरोब, भिखारी के 
समान । 
नक॒टम [कुठ+क, न शब्देन समासः] नाक, नासिका । 
नकुलः [नास्ति कुल यस्य, नजञ्यो न लोप: प्रकृतिभावात्त्‌ 
नंवला, आखंटी नकुल--यदयं नकुलद्वषी सकुलद्गषी 
पुनः पिशुन:--वास० 2. चौथा पाण्डव राजकुमार 
-अहं तस्य अतिशयितदिव्यरूपिणो नकुलूस्य दशने- 
नोत्सयुका जाता--वेणी० २, (यहाँ नकुल का प्रथम 
अर्थ हें, परन्तु दुर्योधन ने दूसरा अर्थ ग्रहण किया ) 
नक्तम [नञझा --क्‍्त ] . रात 2. केवल रात्रि के समय खाना, 
एक प्रकार का घामिक ब्रत या तपदचर्या । सम० 
--अन्ध (वि०) राच्यंध, जिसे रात में दिखाई नहीं 
देता,--चर्या रात को घूमना,--चारिन्‌ (१०) 
. उलल 2. विलाव.3. चोर 4. राक्षस, पिशाच, भूत 
प्रेत.--भोजनम रात का भोजन, ब्याल,--मालः एक 
वक्ष का नाम--रघ्‌ ० ५।४२,--मुख्चा सध्या, साय- 
काल,--ब्रतम . दिन भर ब्रत रखना तथा रात को 
भोजन करना 2. कोई भी साथना या धार्मिक ब्रत जो 
रात में किया जाय । 
नक्तम (अव्य०) रात के समय, रात को--गच्छन्तीनां 
रमणवसति योषितां तत्र नक्तम्‌ू--मेघ० ३७, मनु० 
६।१९। सम०--चरः रात को घूमने वाला प्राणी 
2. चोर, -चारिन्‌ (१० ) --नक्तचारिन,-दिनम्‌ रात 
दिन,--दिनम--दिवम्‌ (अत्य०) रात और दिन । 
नकतकः [तक्त-+क-+-क | गंदा, मेला फटा पुराना कपड़ा 
नक्र: [न क्रामतीति न+-क्रम+-+ड, नझओे न लोपः | 
तमृषिन तत्त्वतस्त्वां न वेहि पुरुष॑ं पुरातनम्‌--रघ्‌ ० घड़ियाल, मगरमच्छ, नक्र: स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्र्माप 
११।८५, न च न परिचितो न चाप्यगम्य:--मालवि० क्षति - -पंच० ३।४६ रघ० ७।३०, १६।५५, - करम्‌ 
१।११, न पुनरलंकारश्रियं न पृष्पति-श० १, 4. दरवाजे की चौखट की ऊपर की लकड़ी 2. नाक, 
नादंडयो नाम राज्ञोइस्ति --मन० ८।३३५, मेघ० --क्रा . नाक, 2. मविखयों या भिडों का छत्ता । 
६३, १०६, नासी, न काम्यो न च वेद सम्यग द्रष्टं | नक्षत्रम [ नक्ष-अत्रन्‌ ] . तारा 2. तारक पुंज, चन्द्रपथ 


ने (व्ि०) [नह (नश)--ड] . पतला, फाल्तू 2. खाली 

रिक्त 3. वही, समरूप 4. अविभक्त,--नः !. मोती 

2. गणंश का नाम, 3. दोलत, सम्पन्नता 4. मंडल 

5. यद्ध--( अव्य ०) (क) निषधात्मक अव्यय, नहीं 

न तो न का समानार्थक, लोद लकार में प्रति- 
पंधात्मक न होकर, आज्ञा, प्राथना या कामना के 
लिए प्रयकक्‍त, (ख) विधिलिझ की क्रिया के साथ 
प्रयक्‍्त किये जाने पर कई बार इसका अथ्थे होता हू 
--एऐसा न हो कि इस डर से कि कहीं ऐसा न हो 
+-क्षेत्रियर्धायंते शस्त्र नातंशब्दो भवेदिति--रामा० 
(ग) तकंपूर्ण लेखों में 'न'ः शब्द 'इतिचेत' के परचात्‌ : 
रक्‍खा जाता हैं और इसका अथ्थ होता हैं 'एसा नहीं' 
(घ) जब भिन्न-भिन्न वाक्यों में या एक ही वाक्य के 
क्रमबद्ध वाक्यखण्डों में तिषंधक की पुनराबृत्ति करनी 
होती हूं ती केवल “न को आवंेत्ति की जा सकती हूं, 
अथवा उत, च, अपि, चापि और वा आदि अव्ययों 
के साथ "न को रक्खा जा सकता हे--नाधीयीताध्व- 
मारुढो न वक्ष न च हस्तिनम, न नावं न खर नोष्ट 
नेरिणस्थोी न यानग:। मन ० ४॥१२०, प्रविश॑न्त न मां 
कश्चिदपह्पन्नाप्ववारयत्‌ू--महा ०, मनु० २।१९५, 
३।८, ९, ४।१५, श० ६।१७, कई बार न द्वितीय 
तथा अन्य वाक्यखंडों में न रकक्‍्खा जाकर केवल च 
वा, अपिवा से स्थानापत्ति करता हूँ -संपदि यस्य न 
हर्षो विपदि विधादों रण च धीरत्वम--हि० १।३३, 
(ड:) किसी उक्ति पर बल देने के लिए बहुधा 'न 
को एक और "न के साथ अथवा किसी अन्य भिषधा- 
त्मक अव्यय के साथ जोड़ दिया जाता ह -प्रत्यवाच 


_......___________॒_ 8४ 8 क्र- | 8४ सा. सा ला. मा गा, 


सा. कमा... ब्रा. सा का. छा का 


« सामाजिक भेद, 


तन सा- रघ० ६।३० शि० १|५५, विक्रम ० २|। १० 
(च) कुछ शब्दों में नव्य तत्पुरुष के आरम्म में “न 
को ऐसा का ऐसा ही रख लिया जाता हंँज-यथा 
नाक, नासत्य, नकुल, आदि--पा० ६।३।७५, (छ) 
न को बहुधा दूसरे अब्ययों के साथ भी जोड़ दिया 
जाता हैँ -नच, नवा, नव, नतु, नचेत्‌ु, नखल आदि । 
सम०--असत्यौ (पूं० दह्वि० व०) अश्विनी कुमार, 


देवों के वदयुगल,--एक (वि०) "एक नहीं अर्थात्‌ 


एक से अधिक, कुछ, कई, आत्मन (वि०) विविध 
भांति का विभिन्न प्रकृति का, चर (वि०) "न रहने 
वाला यथचारी, संघातवासी, समाज में रहने वाला, 
“रूप (वि०) विविघ प्रकार का, 
व 


में तारावली, नक्षत्र--नक्षत्रताराग्रहसकुला लाोपि-+रघ० 
६२२ । सम०--ईशः,--ईइ्वरः,--नाथः, -- पः, 
-पतिः -राजः चन्द्रमा---रघु० ६।६६,-- चक्रम्‌ 
. स्थिर तारा-मंडल 2, नक्षत्रों का समह,--दहेः 
ज्योतिविद, ज्योतिषी,--नंभिः . चन्द्रमा 2. भ्रुवतारा 
3. विष्ण की उपाधि (मि:--स्त्री ०) अन्तिम नक्षत्र 
खेती,--पथः आकाश जिसमें तारे खिले हों,--पाठक 
ज्योतिषी, - माला . तारापुंज 2. २७ मोतियों को 
माला 3. चन्द्रपथ में तारामंडल 4. हाथियों के कण्ठ 
का आभूषण--अनज्भवा रण शिरोनक्षत्रमालायमानेन 
मेखलादाम्ना - का० ११,--थोः चन्द्रमा का नक्षत्रों 
से मिलन,--वर्त्मन्‌ (पुूं)) आकाश,--बविद्या गणित, 


( ५०६ ) 


ज्योतिष- -बृष्टि: (स्त्री०) टूटने वाले तारे,-- सूचक 
अयोग्य ज्योतिपी--तिथ्यत्पकत्ति न जानन्ति ग्रहाणां 
नव साधनम, परवाक्यन वतते ते व नक्षत्रसचका: । 
या--अविदित्तव यः शास्त्र दवज्ञत्वं प्रपयते, स 
पंक्ति-दूषक: पाषपो ज्ञेयों नक्षत्रयूचक:, वराह० 
२।१७, १८ । | 

नक्षत्रिन्‌ (पू०) [ नक्षत्र+-इनि ] . चन्द्रमा 2. विष्णु 
का विशेषण । 


नखः, नखम | नह +ख, हकारस्यलोप: | हाथ या पर की 
अंगली का नाखन, पंजा, नखर--नखानां पाण्डित्य॑ 
कटयतु कस्मिन्मगपति:---भामि० १४२, ३१, १२। 
१२ 2. बीस को सख्या,-खः भाग, अश। सम०» 
--अंड्भू खरोंच, नखचित्व-भामि० २।३२,--आधघातः 
खरोंच, नख द्वारा किया गया घाव -मा० ५।२३, 
--आयधः ॥. व्याप्र 2. सिह 3. मर्गा,--आशिन 
(पं०) उलल्‍ल,--कुट्टः नाई--जाहम्‌ नाखन की ज़ड़ 
--दारण: बाज़, श्यन (णम) नहरनी, नाखन काटने 
की कंची--निकृल्तनम,--रजनती नाखून काटने की 
कंची, नहरना,--पदम्‌,--ब्रण: नसचि छू, खरोंच, नख- 
पदसुखान प्राप्य वर्षाग्रबिन्दूनू-मेघ० ३५,---म॒चः धनृष 
लेखा . नखचिह्नल, 2. नाखून रंगना,---विध्किर: 
(अपने पंजों से फाड़ने वाला ) शिकारी पक्षी,--शझड्ड: 
छोटा शंख । 
नखम्पच (वि०) [ नख--पच्‌ +-खशू, मुम्‌ ] नाखून झुल- 
साने वाला, शि० ९।८५ । 
नखर:,-रम [| नख--रा-+-क ] अंगुली का नाखून, पंजा, 


नख । सम० .. आयधः . व्यात्र 2. सिंह 3. मुर्गा 


' >5आह्ुः करवीर । 
नखानखि (अम्य०) [ नखेश्च नखइच प्रहत्य प्रवत्तं यद्धम 
ब० स० ) परस्पर नखाघात द्वारा होने वाला यद्ध 
नाखूनों की लड़ाई । 
नाखिन (वि०) [ नख--इनि ]. बड़े 2. नाखनों वाला, 
तेज पंजों व।ला 2. कंटीछा, काँटदार (पुं०) व्यात्र 
य्र शेर जेसा नखधारी जन्‍्तु । " 
नगः | न गच्छति--न+गम्‌ +ड | . पहाड़--कु० १। 
१७, ७२ शि० ६७९ 2. वक्ष 3. पौधा 4. सूय 
5. साँप 6. सात को संख्या । सम०-- अटनः बंदर 
--अधिपः:,--अधिराज:,- इन्द्र: 4. (पहाड़ों का 
स्वामी) हिमालय पर्वत 2. सुमेरु पवंत,--अरि: इन्द्र 
का विशेषण,--उच्छाय: पहा की ऊँचाई,---ओकस 
(पूं०) ।. पक्षी 2. कौवा 3. सिंह 4. शरभ नाम का 
काल्पनिक पक्षी,--ज (वि० ) पहाड़ पर उत्पन्न, पहाड़ी 
“+-भद्वि० १०९, (जः:) हाथी,-- जा,-नन्दिनी पावंती 
का विशषण,-पत्ति: . हिमालयप हाड़ 2. ( बनस्पतियों 
का स्वामी) चर्द्रमा,-- भिद्‌ (पुं०) . कुल्हाड़ा 


2. इन्द्र का घिशेषण,--मूधंनू (पु०) पहाड़ की चोटी 
+रन्पध्रकरः कातिकेय का विशेषण---रघु ० ९।२ । 

नगरम्‌ | नग इव प्रासादा: सन्त्यत्र बा० र ] कस्बा, शहर 
(विप० ग्राम )-*नगरगमनाय मर्ति न करोति--श० 
२। सम०--अधिकृतः,- अधिप:,--अध्यक्ष: नगर 
का म झुय दण्डनायक, मुख्य आऑरक्षाधिकारी 2. नगर 
पाल, नगर का अधीक्षक,--उपान्तः उपनगर, नगर के 
आसपास की आबादी,--ओकस्‌ (पुं०) नागरिक, 
-“काक:ः 'शहरुआ कौवा' एक तिरस्कारयक्त उक्ति 
- घातः हाथी,--जनः 4. नगर के लोग, नागर 
2. नागरिक,--प्रदक्षिण जलस मे मूरति को नगर के 
चारों ओर घ॒माना,--प्रान्त: उपनगर,-- मागः प्रधान 
सड़क, राजपथ, --रक्षा नगर का अधीक्षण या शासन, 
-“ सथ: नगरवासी, नागरिक । 


नंगरो | नगर डीप |>-नगर, । सम०-- काक: सारस, 
--बकः कोवा । 

नग्न (वि०) [नज्‌ -)-क्त, तस्य नः] नंगा, विवस्त्र, वस्त्र- 
हीन--+न नग्न: सस्‍तानमाचरेत--मन ० ४।४७, नग्न- 
क्षषणके देश रजक:ः कि करिष्यति-चाण० ११० 
2. बिना जोता हुआ, बिता बसा, सुनसान -रश्न 
4. नंगा भिक्ष 2. क्षपणक 3. पाखंडी 4. सेना के साथ 
रहने वाला भाठट, घमता हुआ भाट-ग्ना . नंगी० 
निर्लेज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2. रजस्वला 
होने के पूंव की आय वाली लड़की, दस बारह वर्ष 
को आयु से कम की (अर्थात्‌ जो इधर उधर नंगी 
आ जा सके) । सम० अट:,--अटक: व. जो इधर 
उधर नंगा घूम सके 2. विशेष रूप से (दिगंबर 
संप्रदाय का) जन या बौद्ध भिक्ष। 

नरतक (वि०) (६ स्त्री-ग्निका ) | नग्न+-कन | नेंगा 
विवस्त्र,--कः . नंगा भिक्ष 2. दिगंबर सम्प्रदाय 
का) जन या बौद्ध भिक्ष 3. भाट। 

नग्नका, नम्निका [नग्नक--टापू, पक्ष इत्वम| ॥. नंगी 
निलेज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2. रजोधर्म 
होने से पर्व की अवस्था की लड़को । 

नग्नंकरणस्‌ [अनग्न: नग्नः क्रियते-नग्न--च्वि-+ कृ- 
+रूय, मम्‌| नंगा करना । 

नग्न॑ भविष्ण,-भावक ( वि० ) [ नग्न-+-भू८"ेष्णच, 
उकछठ्ा | नंगा होने दाला । 

नंगः [न नति गच्छति न-+गम्‌--ड | प्रेमी, जार। 

नचिकेतस (पं०) अग्नि का विशेषण । 

नचिर (वि०) [न चिरम्‌, न शब्देन समास: | दे० अचिर, 
भग० ५६, १२।७ । 

नझा (अव्य०) निषेघात्मक अव्यय 'न के लिए पारि- 
भाषिक शब्द । 

नट | (भ्वा० पर० नटति--चोट पहुंचाने के अर्थ में 


| 


'प्र के पश्चात्‌ “न को 'ण' हो जाता हैं) . नाचना, 
यदि मनसा नटनीयम्‌ --गीत० ४ 2. अभिनय करना 
3. (धोखे से चालाकी से) क्षति पहुँचाना, प्रेर०-- 
नाटयति-ते 4. अभिनय करना, हाव भाव व्यवत 
करना, (नाटकों में) नाटक के रूप में वर्णन करना, 
शरसधान नाटयति--श० १ 2. अनुकरण करना, 
नकल करना--स्फटिककटकभ मिर्नाट्यत्येष शैल:... 
अधिगतघवलिम्न: शूलपाणेरभिख्याम्‌--श० ४६५, 
(विशे० 'नचाना' अथ॑ को प्रकट करने के लिए 'नट 
धातु का 'नटयति रूप बनता हें--भतं ० ३।१२६) 
0 (चुरा० उभ० नाटयति-ते 4. गिर पड़ना, गिरना 
2. चमकना 3. क्षति पहुँचाना । 

नंटः [नट्‌-+-अच्‌| 4. नाचने वाला-न नटा न विटा न 
गायका:--भर्तें ० ३३२७ 2. अभिनेता --कुवेन्नयं प्रहस- 
नस्य नट: क्ृतोउइसि-भतें ० ३।१२६, ११२, 3. पतित 
क्षत्रिय का पुत्र 4. अशोक वक्ष 5. एक प्रकार का 
नर कुल। सम०--अंतिका लज्जा, ह्ली,--ईश्वरः 
शिव का विशेषण--चर्या नाटक के पात्र का अभि- 
नय, --भषण:,---संडनस हरताल--रंग: नाटय रंग- 
मंच,--वरः 'प्रधान नट' सूत्रधार--संज्ञकम्‌ हरताल 
(क:) अभिनेता, नट । 


नटनम्‌ [नट--ल्यूट ] ॥. नाचना, नाच 2. अभिनय करना, 
हावभाव प्रकट करन!/, नाटकोय चित्रण । 

नटोी [नट--डीष | 4. अभिनंत्री 2. मख्य नटी (सूत्रधार 
की पत्नी) 3. वेश्या, रंडी। सम०--सुतः नतेंकी 
का पुत्र । 

नटया [नट->य+टदाप।) अभिनेताओं की मंडली 

नडः,-डम |नल--अचू, लस्य डत्वम| नरकुरझ का एक 
भेद । सम०--अगारम,--आग्रारसम नरकुलों का 
बना झोंपड़ा--प्राय (वि०) जहाँ नरकुर बहुत 
होते हों -वनम नरकुलों का जंगल--संहतिः (स्त्री० ) 
नरकुलों का संग्रह । 

नडश (वि०) (स्त्री०-शी) [नड-श] सरकंडों से ढका 
हुआ। 

नडिनी [नड+इनि-डीष्‌] 4 सरकंडों का ढेर 4. सर- 
कंडों का बना हुआ मढ़ा या शय्या, वह नदी जहाँ 
सरकंडों के पौध बहुतायत से हों 

नडिल, (वि०), नड्वत्‌ (वि०) (स्त्री०-ती) [नड-- 
इलच, डव॒तुप वा] सरकंड जहाँ पर बहुतायत से हो 
या जो सरकंडों से ढका हुआ हो, सरकंडों से यु'क्त 
स्थान । 

नड्या [नड--य--टठाप्‌ ] सरकंडों का ढेर । 

नड्वल (वि०) [नड-+-डवरूच्‌| सरकंडों से व्याप्त-लम्‌ 
सरकंडों का ढेर या शर्य्या, यो नडवलानीव गज 
परेषां बलान्यमृदनाननलिनाभवकक्‍त्रा:--रघु० १८॥५। 


५०७ ) 


नत (भू०क०क्ृ०) [नम्‌-+-क्‍्त] झुका हुआ, प्रणत, झुकने 
वाला, रुझान वाला 2. डूबा हुआ, अवसन्न 3. कुटिल, 
टेढ़ा--तम्‌ याम्योत्तर रेखा (मध्यं दिन रेखा) से 
किसी ग्रह की दूरी। सम०--अंशः शिरोबिद की 
&छरोी-अंग ( वि० ) . झुके हुए शरीर वाला 
2. झकने वाला 3. प्रणत (गी) ।. झुके हुए अंगों 
वाली स्त्री 2. स्त्री--नासिक (वि०) चपटी नाक 
वाला,---भअ्रः टेढ़ी भोहों वाली स्त्री । 
नतिः (स्त्री०) [ नम्‌+कक्‍्तिन्‌ | 4. झुकाव, *- झुकना, 
प्रणमन 2. वक्रता, कुटिकता 3. अभिवादन करने के 
लिए शरीर का झुकाना, प्रणति, शालोनता 4. (ज्यो० 
में) भोगांश में स्थानभ्रंश । 
नंद (भवा० पर० नदति, नदिन) 4., शब्द करना, कलकल 
ध्वनि करना, (बादल की भांति) गरजना--वाम- 
इचायं नदति मधर चातकस्ते सगंव:--मेघ० ९, 
नदत्याकाशगंगाया: सत्रोतस्यद्वामदिग्गजे -- रघृ० १।७८ 
शि० ५।६१, भट्टि० २।४ 2. बोलना, चिल्लाना 
पुकारना, दहाड़ना (प्रायः शब्द, स्वन नाद कर्म के 
साथ ) ननाद बलवन्नादं, शब्दं घोरतरं नव ह 
3. थरथराता--प्रेर० नादयति-ते 4. कोलाहल से 
भर देना, कोलाहकहमय करना 2. शब्द करवान,, 
उद्‌--दहाड़ना, ज़ोर से पुकारना, (बेल की भांति) 
रांभना, कु० १५६, नि---, शब्द करता, चिल्लाना- 
रघु० ५।॥७५, मालवि० ५॥१०, भट्टि० ६।११७, प्र 
(प्रणरति) ध्वनि करना, गंंजना, प्रतिध्वनि करना 
-- कव्यादा: प्राणदन्‌ घोराः: महा० शिवा: प्रणदंति 
आदि प्रति--, गूंजना, प्रतिध्वनि करना, प्रेर०--- 
कोलाहल से भरना, गंजायमान करना - शा० २।२६, 
ऋतु० ३।१४, बि--, ध्वनि करना, गंजना--भग ० 
१।१२, प्रर०--क्रदरन करवाना या गीत गवाना--- 
अंब॒दें: शिखिगणो विनाद्तिे--घट० १० । 


नदः [ नद--अच | . दरिया, बड़ी नदी (जैसी कि 
सिंध) शि० ६६, (यहाँ मल्लि० की टिप्पण--- 
प्राकूत्रोतसो नद्य: प्रत्यकत्नोतसो नदा नमदां विनेत्याह:) 
2. नदी, प्रवहणी, नाला--कि० ५॥२७ 3. समद्र । 
सम०-- राज: समद्र । 

नदथः | नद--अथूच्‌ | 4. शोर, दहाड़ 2. बल की दहाड़ । 

नदी (नदरन-डीप | दरिया, प्रवहणी, सरिता-रविपीतजला 
तपात्यय॑ पुनरोधन हि. यज्यते नदी--कु० ४॥४४। 
सम ०--ईनः-ईशः, -कानन्‍्तः समुद्र,---कुलूप्रियः एक 
प्रकार का नरकुल--ज (वि०) जलोत्पन्न (जः) 
भीष्म का विशेषण (जम) कमल--तरस्थानम्‌ उतरने 
का स्थान, घाट--दोहः भाड़ा, उतराई, किराया 
--घधरः शिव का विशेबषण, - पतिः व. समद्र 2. वरुण 
का विशेषण,--पूर:ः उमड़ा हुआ दरिया,--भवम 


( ५०८ ) 


नदीलवण,---मात्‌॒क (वि०) (देश आदि) जहां नदी 
के पानी से सिंचाई होती हो, सिचित, नदी या नहर 
द्वारा सिचाई पर जो निर्भर करता हो, नं० ३।३८ 


तु० देवमात॒क,---रयः नदी की धार,--वंकः नदी का ; 


मोड़,--ष्ण (वि०) (स्त) 4. नदी में स्तानभ्करने 


वाला 2. नदियों के भयानक स्थानों, उनकी गहराइयों 
और प्रवाहों को जानने वाला--ततः समाज्ञापयदाश 
सर्वातानायिनस्तद्विवये). नदीष्णान रघ० १६।७५, 
अतः 3. अनभवी, चतुर,--सज: अजन वक्ष । 

नद्ध (भू० क० कृ० ) | नह +क्‍त ] 4. बंधा हुआ, बाँधा 
हुआ, जकड़ा हुआ, चारों ओर से बद्ध, धारण किया 
हुआ 2. ढका हुआ, जड़ा हुआ, अन्तग्रथित 3. संयक्‍त, 


संयोजित दे० “नह ,-- द्वम गांठ, बंधत, बंध, गिरह।. 


नदश्लोी | नह +ष्टन +-डीप | चमड़े का फीता । 
ननंद, ननांदू (स्त्री०) [ ननन्दति सेवयापि न तुष्यति न-+- 
नन्‍्द्‌ --ऋन | पति की बहन, ननान्दु: पत्या च देव्या 
संदिष्टमुष्यश्वूंगेणं--उत्तर० १। सम०--ननांदपति 
(ननांदु:पति:) ननदोई, पति की बहन का पति । 
नन (अव्य०) (मूल रूप से न और न॒ का संयकत रूप 
जिसे आज कल पृथक शब्द के रूप में प्रयकत किया 
जात। हैं) यह अव्यय निम्नांकित अर्थ प्रकट करता 
है--]. पूछताछ, प्रइन, नन्‌ समाप्तकृत्यों गौतमः--- 
मालधि० ४ 2. निश्चय ही, अवश्य, निस्संदेह, क्‍या 
यह असन्दिग्ध नहीं (प्रश्न सूचक बल के साथ) यदा- 
मेधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचायस्य दोषों 
नन--मालवि० १ 3. निस्सन्देह, बेशक, अवश्य-- 
उपपन्नं नन शिवं सप्तस्वंगेष--रघ ० १॥६०, त्रिलोक- 
नाथन सदा मखद्विषस्त्वया निवम्या नन्‌ दिव्यचक्षपा- 
३।४५ 4. संतब्रोधन सूचक अव्यय (ओ' “अहो ) नन 
मानव--दश ०, ननु मूर्खा: पठितमेव यष्माभिस्तत्कांडे 
>उत्तर० ४ 8. 'क्षपषा करके “अनग्रह करके अथ 
को प्रकट करने के लिए प्रतिबेधात्मक कथन के रूप 
में प्रयक्त होता है --नन मां प्रापय पत्यरन्तिकम्‌ -- 
कु० ४॥३२ 6. कभो-कभी संशोधनशब्द के रूप में 
प्रयक्‍त होता हं--नन पदे परिवृत्य भणग--मच्छ ० ५, 
ननु भवानग्रतो में वर्तते--श० २, ननु विचिनोतु 


भवान-धिक्रम ० २ 7, तर्कानबद्ध चर्चा के समय ' 


आक्षप करने या विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 
लिए प्रयक्‍त होता ह॑ (इसके पश्चात प्राय: “उच्यते 
आता हं) नन्वचेतनान्यव वश्चिकादिश रो राणि अचेत- 
नाता च गोमवबादोनां कार्याणीति उच्यते--शारी० । 
नन्‍द्‌ (भ्वा० पर० नंदति, नंदित) प्रसन्न होना, हषित 
होना, खुश होना सन्तुष्ट होना, (किसी बात पर) 
हष प्रकट करना--ननंदतुस्तत्सद्शेन तत्समौ--रघु ० 
२।२३, ११, २२२, ४३, भट्टि० श्षां२८, प्रेर० 


प्रा झा - कक बरकमा झा..."ह._फ_:::____ . आल : माया ष्ष्ण्ब््म्म्म्ब्म्््खऊ<़ञखरऊऱ़्खज्जयब़ग्य्जऊज्_्ज़् जख़्‌़्ख्ख नम हि ऑन 


कि जाय प्रा -:फऋचा कट. छा जा. एक. नशा. ला. शा वा शसिलाााााााााााााााााााााााााााााा....ममममममम9999999 पर पक 


किमी. न्‍मण 


--नेंदयति---ते--प्रसन्‍न करना, खश करना, हर्षित 


करना, आनन्दित करना--अन्तहिते शशिनि सव कुमु- 


द्वती में दृष्टि न नन्‍न्दयति संस्मरणीयशोमा--श ० ४।२, 
भट्टि ० २१६, रघ० ९५२ अभि--7. ह॒ष प्रकट 
करना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना--+आत्मविडंबनाम- 
भिनंदंति--का ० १०८, नाभिन्नंदति न ह्ेष्टि--भग० 
२।६५७ 2. बधाई देना, जय जयकार करना, स्वागत 
करना, नमस्कार क रना-तापसी भि रभिनंद्यमाना तिष्ठति 
-“7रौ० ४, तमम्पनंदत्प्रथमं प्रवोधित: रघु० ३।६८, 
२।७४, ७)६९, ११।३०, १६।६४ 3. प्रशंसा करना, 
तारीफ करना, श्लाधा करना, अच्छा समझना--नाम 
यस्थाभिनंदंति द्विषोपषि स पुमान “कि० ११।७३, 
श० ३।२४, रघ० १२।३५, न ते वचोउभिनंदामि-श ० 
२ 4. कामना करना, चाहना, पसन्द करना, अपेक्षा 
करना (प्राय: “न के साथ) नाभिनंदति केलिकला: 
>-मा० ३, नाभिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितम 
--मनु० ६।४५, हि० ४।४, आ--,प्रसन्‍न होना, खश 
हीना--आनंदिता रस्त्वां दृष्टवा. मद्रि०ण २२१४ 
प्रर०---प्रसन्‍न करना, खश करना--उत्तर० ३।१४ 
याज्ञू ० १३५६, प्रति--, . आशीर्वाद देना--रघु० 
१।५७, मनु ० ७।१४६, कु० ७।८७ 2. स्वागत करना, 
बधाई देना, जयजयकार करना, ह॒षं पूर्वक सत्कार 
करना--प्रतिनंद्य स तां पूजाम्‌ू-महा ०, मन ० २।५४ । 


नन्‍्दः [ नन्द --अच्‌ ] . आनन्द, सुख, हर 2. (११ इंच 


लम्बी) एक प्रकार की बांसुरी 3. मेंढक 4. विष्ण 
5. एक ग्वाले का नम जो यशोदा का पति तथा कृष्ण 
का पालकपिता (जिसकी देख रेख में कृष्ण को रक्‍्खा 
गया था जब कि कस उसे मारना चाहता था) 6. नंद 
वंश का प्रतिष्ठाता (यह वही नंदवंश था जिसके नौ 
भाई पाटलिपुत्र में राज्य करते थे तथा जिन्हें चन्द्रग॒ुप्त 
के मंत्री चाणक्य की नीति के द्वारा यमलोक भेज दिया 
गया था )--समत्खाता नंदा नव हृदयरोगा इव भव 
--मद्रा० १।१३, अग॒हीते राक्षसे किमत्खातं नन्द- 
वंशस्प--मद्रा ० १३, २७, २८। सम०---आत्मज:, 
>जनंदनः कृष्ण का विशेषण-पालः वरुण का विशेषण। 


नन्‍दक (धि०) [ नन्द--णिच्‌ --ण्वल ] . हपित करन 


वाला, आनन्दित करने वाला, प्रसन्‍न करने वाला 
2. खश होने वाला, हर मनाने वाला 3. परिवार को 
प्रसन्‍न करन वाला - कः . मंढक 2. कृष्ण की तलवार 
3. तलवार 4. आनन्द । 


नन्‍दकिन्‌ (पुं०) [ नन्दक +-इनि ] विष्णु का विशेषण । 
नन्‍्दथ: | नन्द--अथ व्‌ | आनन्द, प्रसन्‍तता, खशी । 
नन्‍दन (धि०) [ नन्द -+-णिच्‌ +-ल्यट |] 4. खुश करन 


वाला, सुहावना, प्र सैन्‍्न करने वाला--नः । पुत्र 
“याज्ञ ० १२७४, रधु० ३।४१ 2. मेंढक 3. विष्ण 


( ५०९ ) 


का विशेषण 4. शिव--नम्‌ इन्द्र का उद्यान, आनन्द- 
धाम---अभिज्ञाइछदपातानां क्िय॑ते नन्‍्दनद्रमा:--कु० 
२।४१, रघ० ८।९५ 2. हर्ष मनाते वाला, प्रसन्न होने 
वाल।, 3. हष, सम०-- जम पीले चंदन की लकड़ी 
हरिचंदन । 

नंदतः, नंदयन्त: [ नंद--झच, अन्त आदेश:, ननन्‍्द --णिच 
न+जझच (अन्त) | पुत्र, बंटा । 

नन्‍दा | नन्‍्द-|-टाप | 4. खशी, हषे, आनन्द 2. सम्पन्नता 
घनाढ्यता, समृद्धि 3. छोटा मिट्टी का ज़लर-पात्र 
4. ननद, पति की बहन 5. प्रतिपदा, षष्ठी और एका- 
दशी, चांद्रमास की तीन तिथियाँ, (यह शुभ तिथियाँ 
समझी जाती हैं) । 


नन्दिः (पुं०, स्त्री०) [ 

--कीशल्यानन्दिवर्धन: --दिः (पुं०) 4. विष्णु का 

विशेषण 2. शिव 3. शिव का अनचर 4. जआ खेलना 

क्रीडा (इस अर्थ में नपृ० भी)। सम०--ईशः, 

ईश्वर: . शिव का विशेषण 2. शिव का प्रधान 

अनच र- ग्रामः वह गाँव जहाँ राम के बनवासकाल 

मे॑ भरत रहा--रघ० १२।१८,--घोषः अर्जन का 

रथ-- बधनः . शिव का विशेषण 2. मित्र 3. चांद्र 
पक्ष का अन्त अर्थात्‌ अमावस्या या पुणिमा । 

नन्दिकः | नन्दि|-कन्‌ | . हष॑, प्रसन्‍नता 2. छोटा जल- 


पात्र 3. शिव का अनचर । सम०- ईदः,--ईइव रः 
. शिव का एक मख्य अनचर 2. शिव । 
नन्दिन्‌ (वि०) [ नन्द +-णिनि, नन्‍्द -- णिच्‌ +-णिनि वा | 


. आनन्दित, हृष्ट, प्रसन्‍न, खुश 2. आनन्दित करने 
वाला, प्रसन्‍न करने वाला--(पं० ) . पुत्र, 2. नाटक 
में नानदीपाठ या आशीवचन कहने वाला व्यक्ति 
3. शिव का मख्य अनचर, द्वारपाल, या वह बल जिस 
पर शिव सवारी करता ह--लतागहद्वा रगतो5थ नंदी 
“कु० ३।४३, मा० १।१,--नी ॥. पुत्री उत्तर० 
१।९ 2. ननद, पति की बहन 3. काल्पनि गाय, काम 
(जो सब इच्छाओं को पूरा करती ह तथा जिस 
का स्वामी कुलगरु वसिप्ठ हैं)--अनिद्या नन्दिनी नाम 
धेनराववृते वनात्‌ --रघु० १८२, २।६९ 4. गंगा का 
विशेषण 5. पविन्न काली तुलसी । 
नपात्‌ (१०) [ पाती इति--पा-+-शत्‌, ततो नज्या समासे 


प्रकृतिभाव: ] (प्रायः वेद में प्रयक्त) पोता, यथा , 


तनूनपात्‌ । 

नपुंस (पुं०) नपुंसः [ नज्या समासे प्रक्तिभाव: 
पुरुष न हो, हिजड़ा । 

नपुसकः,--कम्‌ [ न पुमान्‌ न स्त्री, नि० स्त्रीपूंसयो: पूसक 
आदेश: | . उभयलिंगी (न स्त्री न पुरुष) 
नामद, हिजड़ा 3. भीरु, डरपोक,--कम्‌ 7. नपंसक 
लिग का शब्द 2. नपुंसक लिग । 


| जो 


तन्‍्दें- इन्‌ | हष, प्रसन्‍नता, खुशी 


जन 


नप्त (प०) [न पतन्ति पितरों येन--न+पत्‌+तृच्‌ 
नि० | पोता नाती, (लड़के का पुत्र या लड़की का 
पुत्र) । 

नभ:ः [ नभ्‌+अच्‌ | श्रावण मास,--भम्‌ आकाश, अन्त- 
रिक्ष । 

नभस्‌ (नपुं०) | नह्यते मेघ: सह--नह +-असुन, भदचा- 
न्तादेश: ] . आकाश, अन्‍्तरिक्ष--रघु० ५॥२९, 
भग० १११९, ऋतु० १।११ 2. बादल 3. कोहरा, 
बाष्प 4. पानी 5. जीवन की अवधि, आय (पुं०) . 
वर्षा ऋतु 2. नासिका, प्राण 3. (जूलाई---अगस्त के 
अनुरूप, इस अथ में नप्‌० भी) श्रावण मास--प्र त्या- 
सन्‍ने नभसि दयिताजीवितालंबनार्थी--मेघ० ४, रघु० 
१२।२९, १७।४१, १८॥५ 4 पीकदान । सम०» 
अंबप: चातक पक्षी,--कांतिन (पू०) सिह--गजः 
बादल,---चक्षस्‌ (पू०) सूय, चमसः 4. चन्द्रमा 2 
जादू--चर (वि०) गगन बिहारी-कु० ५२३ 
(--र:ः) . देवता, उपदेवता रघृ० १८।६ 2. पक्षी 
-“5दुहः बादल, दृष्टिट (वि०) . अंधा 2. आकाश 
की ओर देखने वाला,--हढीपः,--धूमः बादल,---नदी 
आकाश गंगा--प्राण: हवा,--मणि: सूय,--समंडरूम 
आसमान, अस्तरिक्ष, नेदं॑ नभोमंडलमंबुराशि:--सा ० 
द० १०, द्वीप: चन्द्रमा,--रजस्‌ (पुृ०) अंधकार, 
-- रेण: (स्त्री०) कोहरा, धंध,--लयः ध्‌आँ, -- लिह, 
(वि०) आकाश को चाटने वाला, उन्नत, बहुत 
ऊंचा तु० अभश्रेलिह,--सद्‌ (प०) देवता-शि० १११, 
“5सरित्‌ (स्त्री०) . छायापथ 2. आकाशगंगा 
ऊ5स्‍स्थली आकाश,--स्पश्‌ (वि०) गगनचंबी, उन्‍नत । 


नभसः | नभ+-असच्‌ | 7. आकाश 2. वर्षा ऋतु 
3. सम॒द्र । 

नभसंगयः [ नमभस-+-गम्‌-/- खच्‌ +- म॒म्‌ | पक्षी । 

नभस्यः [ नधस्‌-+-यत्‌ ] (अगस्त--सितंबर के अनुरूप) 
भाद्पद का महीना-रघु० ९॥५४, १२॥।२९, 
१७।४ १। 

नभस्वत्‌ (वि०) | नभस्‌+मतुप्‌, मस्य व: | बाष्पयक्त 

धंधवाला, मंघाच्छनन्‍न,-- (पं०) हवा, वाय नै० 

|. _१॥९७, रघ॒० ४८, १०७३, शि० ११०। 

नभाकः [ नभ्‌ +आक | . अंधकार 2. राहु का विशेषण 

नशभ्राज्‌ | अ्राज्‌ू+- क्विप, नञ्या समासे प्रकृति- 

भाव: | काला बादल, काली घटा । 


(म्वा० पर०--कभी कभी अ०-- नमति--ते, नत, 
प्रेर० नमयति-- ते, परन्तु उपसर्ग पर्व होने पर केवल 
'नमयति , इच्छा० निनंसति) 4. झुकना, नमस्कार 
करना, अभिवादन करना (सम्मान सूचक लक्षण) 
(कर्म० या संप्र० के साथ) इयं नमति वः सर्वान 
त्रिलोचनवध्रिति---कु० ६॥८९, भग० ११।१७, 


( ५१० 


भट्वगि० ९५१, १०३१, १२।३९, शि० ४।५७, 
अधीन होना, पराभव स्वोकार करना, झुक जाना 
-अशक्त: संधिमान्‌ नमेतू--काम० ८।५५ 3. 
झकना, दबाना, नीचा होना--अनंसीद्भूर्ध रेणास्य 
--भर्दि० १५।२५ नेम: सवदिमा--का ० ५५, उनतन- 
वति नमति वर्षति * ** * मंघ:-मुच्छ ० ५२६ 4. ठह- 
रना, झुकाव होना 5. झुका हुआ होना, वक्र होना 6. 
ध्वनि निकालना | अभ्यद्‌ -, उठाना, उन्नत होना 
अब---, . झुकना, नम्र होना, नीचे को ढलना 


5शि० ९॥७४ 2. झुकाना, लटकाना+त्वय्यादातु 


जलमवनते---मेघ० ४५, उद्‌--, 7. (क) उदय 
होना, प्रकट होना, उगना--उनन्‍नम्योन्नम्य लीयते 
दरिद्राणां मनोरथा:--पंच० २॥९१, (ख) ॥4. लट- 
कना, समीप होना--उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ --म्‌चछ ० 
(५ 2. उदय होना, चढ़ना, ऊपर उठना (आलं० 
भी) उनन्‍नमति नमति वषति गर्जति मेघ:--मुच्छ० 
५।२६, नम्नत्वेनोन्नमंत:--भतं ० २।६९, ३।२४, शि० 
९।७९ 3. उठाना, उन्नति करना-कि० १६।३५, प्रेर० 
ऊपर उठाना, सोधा खड़ा करना--उप---, आना आ 
जाना, पहुँचना 2. होना, भाग्य में होना, घटित होना, 
सामने आना (संप्र० के साथ या अकेला ) कस्यात्यन्त॑ 
सुखमपनतं दुःखमेकान्ततो वा--मेंघ० १०९, मत्सं- 
भोग: कथमपनयेत्‌ स्वप्नजो5पि---मेघ० ९१, यदेवो- 
पनतं दुःखात्सुखं तद्गरसवत्तरम्‌--विक्रम० ३॥२१, 
भ्ते० २॥१२१, मंघ० १०, रघ््‌ ० १०।३९ >>. उप- 
स्थित करना, देना, प्रस्तुत करना--परलोकोपनतं 
जलांजलिम्‌---रघ्‌ृ ० ८।६८, परि---, 4. नीचे को 
ढलना, झुकना (जंसे कि कोई हाथी अपने दांतों से 
प्रहार करने के लिए) वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं 
ददर्श--मेघ० २, विष्के नाग: पयणंसीत्‌ स्व एवं 
>-शि० १८।२७ 2. झुकना, नमस्कार करना, झुकाव 
होना---लज्जापरिणते: (वदनकमल: ) --भटद्ठि० १।४, 
3. परिवर्तित होना, रूपांतरित होना, रूप धारण 


करना ( करण० के साथ ) लताभावेन 
परिणतमस्या रूपम्‌ू-विक्रम० ४।२८, क्षीरं 
जल वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमते 


--शारी ०, मेघ० ४५ 4. विकसित या परिपक्व होना, 
पकना, परिणतप्रज्ञस्य वाणीम्‌ - उत्तर० ७।२०, 
मेघ० १८, कि० ५।३७, मालवि० ३।८, ऋतु० 
१।२६ 5. (आय में) बढ़ना, बड़ा होना, बढ़ा होना, 
क्षीण होना, परिणत शरच्चन्द्रिकासु क्षपासु--मेघ० 
११०, इसी प्रकार 'जरापरिणतः आदि 6. डबना, 
(सूयं आदि का) पश्चिम में छिपना अनेन समयेन 
परिणतो दिवसः--का० ४७ 7. पच जाना, ग्रस्तं 
परिणमेच्च यतू--महा ०, प्र -(प्रणमति) नमस्कार 


) 


करता, अभिवादन करना, विनम्र प्रणति करना 
(कमं० या संगप्र० के साथ) न प्रणमंति देवताभ्य: 
“एका० १०८, ता प्रणनाम--का० २१९, भग० 
११।४४, रधृु० २।२१, (साष्टांगं प्रणण आठ अंगों से 
झुक कर प्रणाम करना--दे० साष्टांग, दण्डवत प्रणम्‌ 
डंड को भांति पूर्ण रूप से भूमि पर लेट कर नमस्कार 
करना, सब अंगों से भूमि को स्पशे करते हुए तु० 
दडश्रणाम ), बि--, 4. अपन आपको झकाना, नमन 
करना, विनीत होना--विनमंति चास्य तरवः प्रचय 
-कि० ६।३४. भतं ० १६७, भट्ठि० ७।५२, दे० 
'विनत' विपरि---. बदरूना 2. बदल कर खराब 
होना सम्‌--4. झुकना नीचे को होना, झुकाव होना 
“-सनतांगी कु० १।३४, भद्धि ० २३१, पवंसु संनता 
>तविक्रेम० ४॥२६ 2. नम्र होना, विनीत होना 
-“ सनमताम रोणाम्‌ू--रघ्‌ ० १८।३४ । 


नमत (वि०) [नम्‌--अतच्‌ | झुका हुआ, विनीत, कुटिल, 


बक्र--तः 4. अभिनेता 2. ध॒आँ 3. स्वामी, प्रभ 
4. बादल । 


नमनम्‌ [नम्‌--ल्यूट्‌ | 4. विनीत होना, झकना, नम्नर होना 


2, दबना 3. बिनति, नमस्कार, अभिवादन । 


नमस्‌ (अव्य०) [नम्‌+असुन] प्रामति, अभिवादन, 


प्रणाम, पूजा (यह शब्द स्वयं सदव संप्र० के साथ 
प्रयकता होता हैँ, तस्म वदान्यग्रवे तरवे नमोस्तु 
“-भामि० १।९४, नमस्त्रिमत॑यें तुभ्यम्‌ कु० २।४, 
परन्तु क् के योग में कमें० के साथ - मनित्रय॑ 
नमस्कृत्य--सिद्धा ०, परन्तु कभी-कभी सं प्र० के साथ 
भी--नमस्कुर्मों नसिहाय--सिद्धा ०, यह शब्द संज्ञा 
शब्द का अर्थ रखता परन्तु समझा जाता हैं अव्य०) ! 


'सम०--कारः,--कतिः (स्त्री० )--कारणम्‌ प्रणति, 


सादर प्रणाम, सादर अभिवादन (“नमस्‌' शब्द के 
उच्चारण के साथ),--कृत (वि०) ॥. जिसे प्रणति 
दी गई हैँ, जिसको प्रणाम किया गया हैं 2. सम्मानित, 
अचित, पूजित,--गुरुः आध्यात्मिक गुरु,--वाकम्‌ 
(अव्य०) 'नमस्‌ शब्द का उच्चारण करना, अर्थात्‌ 
विनम्र अभिवादन करना- इदं कविम्य: पूर्वश्यो नमो- 
वाक प्रशास्महे--उत्तर० ११ । 


नमस (वि०) [नम्‌-+-असच्‌ | अनु कल, सानुग्रह व्यवस्थित्त । 
नमसित, नमस्यित (वि०) [नमस्‌+-क्यच्‌, नमस्य--क्त, 
विकल्पेन यलोप:| जिसे नमस्कार किया गया हो, 


सम्मानित, जिसे प्रणाम किया गया हैं । 


नमस्यति (ना० धा० पर०) नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 


अपित करना, पूजा करना --भतं ० २।९४ | 


नमस्य (वि०) [नमस्‌--यत्‌ | . अभिवादन प्राप्त करने का 


अधिकारी, सम्मानित, आदरणीय, वन्दनीय 2. आदर- 
युक्त, विनीत,-स्या पूजा, अचंना, श्रद्धा, भक्ति । 


( ५९११ 


नमुचि: [न-मच्‌-|- इन्‌ | . एक देत्य जिसे इन्द्र ने मार 


गिराया था। वतम्‌चे नम्‌चेररये शिरः:--रघु० 


९।२२, (जब इन्द्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो 
नमृचि नामक एक असुर ने इन्द्र का डटकर मुकाबला 
किया और अस्त में इन्द्र को बन्दी बना लिया। 
उस देत्य ने इन्द्र से कहा कि यदि तुम यह प्रतिज्ञा 
करो कि "न में तुम्ह दिन भें मारूँगा न रात को, न 
पानी में न सूखे में तो मे तुम्हें छोड़ दँगा । - इन्द्र ने 
प्रतिज्ञा की और फलतः उसे छोड दिया गया। फिर 
इन्द्र ने संध्या समय पानी के झाग के साथ (जोन 
पानी था न सूखापन नमृचि का सिर काट डाला । 
दूसरे एक कथन के अनुसार नमुचि इन्द्र का मित्र था 
उसने एक बार इन्द्र की शक्ति को पी लिया 
ओर उसे निबंूू एवं अशक्त बना दिया, फिर 
अश्विनीकुमारों (सरस्वती ने भी) ने इन्द्र को वज्ञ 
दिया जिससे उसने नमृचि का सिर काट डाला) 
2, कामदेव । 


नमेरुः |नम्‌- एरु] एक वृक्ष का नाम, रुद्राक्ष या सुरपुन्नाग 


#ँ 


गणा नमेरुप्रसवावतंसा: --कु० १।५५, ३।४३, रघु० 
४।७४ | 


नम्र (वि०) [नमं--र]। विनीत, प्रणतिशील, झुका हुआ, 


नय॑ 


नय: 


विनत, नीचे लटकने वाला भवंति नम्नास्त रवः फला- 
गर्म :--श ० ५११२, स्तोकनम्ना स्तनाभ्यां--मेघ ० ८२, 
पंच० १।१०६, रत्न० १।१९ 2. प्रणतिशील, सादर 
अभिवादनशील,---अभूच्च नम्र: प्रणिपात शिक्षया 
-7रंघु० ३।२५, इत्युच्यते ताभिरुमा सम नम्ना--कु० 
७।२८ 3. सुशील, विनयी, विनयशील, श्रद्धाल 
“मेघ० ५५ 4. कुटिल, वक्त 5. पूजा करने वाला 
6. भक्त, उपासक । 


(मभ्वा० आ०-नयते ) 4. जाना 2. रक्षा करना ! 

[ नी+अच्‌ | . निदंशन, मार्गदर्श, - प्रबन्धन 
2. व्यवहार, नित्यचर्या, आचरण, दिनचर्या-ज॑ंसा कि 
दुनेय में 3. दूरदशिता, अग्रदृष्टि 4. नीति, शासन 
विषयक बुद्धिमत्ता, राजनीतिज्ञता, नागरिक प्रशासन 
राज्य की नीति--नयप्रचारं व्यवहार दुष्टताम-- 
मृच्छ७ १।७, नयगुणोपचितामिव भूपते: सद॒ुपकार 
फलां श्रियमथिन:---रघ्‌ु० ९।२७ 5. नेतिकता, न्याय, 
न्‍्यायपरता, न्पाय्यता--चलति नयान्‍न जिगीषतां हि 
चेत:--कि० १०।२९, २।३, ६।३८, १६।४२ 6. रूप- 
रेखा, ढांचा, योजना--मुद्रा ० ६।११,७।९ 7. सिद्धांत 
वाक्य, नियम 8. क्रम, प्रणाली, रीति 9. पद्धति, वाद, 
सम्मति 0. दाशेनिक पद्धति--वशेषिके नये--- 
भाषा०, १०५। सम०--कोविद्‌ --ज्ञ (वि०) नोति 
कुशल, दूरदर्शी -चक्षुस (वि०) शसकोय अग्रदृष्टि 
रखने वाला, बुद्धिमान, दूरदर्शी --रघु० १।५५--नेत 


...3....6लुु> >>  स थ मफ स्का 


) 


(पुं०) राज नीतिशास्त्र पारंगत--विद्‌ (पं०) 
--विशधारद: राजनयिक, राजनीतिज्ञ--जास्त्रम्‌ 
. राजनीतिशास्त्र, 2. राजनीति का या राजनीतिक 
अथंशास्त्र का कोई ग्रन्थ 3. नीतिशास्त्र-- शालिन 
(वि०) न्यायपूर्ण, न्‍्यायपरायण कि० ५१२४ । 


नयनम्‌ | नी+ल्यूट | 4. मांगे दशंन, निर्देशन, संचालन, 


नर. 


प्रबन्धन 2. लेना, निकट लाना, खींचना 3. हकमत 
करना, शासन करना 4. प्रापण 5. आँख | सम० 
-अभिराम (वि०) आँखों को प्रसन्न करने वाला, 
प्रियदशन (--मः) चाँद,--उत्सबः 4. दीपक, लैप 
2. आँख को प्रसन्नता 3. कोई प्रिय वस्तु--उपांत: 
आँख का कोना-कु० ४।२३,- गोचर (वि०) 
दृश्यमानं, दृष्टि-परास के अन्तर्गत,-छद:ः पलक,-- पथ: 
दृष्टिपरास--तुटम्‌ अक्षिगोलक,--विषयः 4. कोई 
दृश्यमान पदार्थ 2. क्षितिज,-सलिलम्‌ आँसू मेघ० ३९ । 
| नू+अच्‌ | 4. मनुष्य, पुमान्‌ पुरुष--संयोजयति 
विद्येव नीचगायि नरं सरित, समुद्रमिव दुध्धर्ष॑ नृपं- 
भाग्यमत: परम्‌- हि० प्र० ५, मनु० १॥९६, २।२१३ 
2. शतरज का मोहरा 3. धृपघड़ी की कील, शंकु 
4. परमात्मा, नित्यपुरुष 5. दोनों हाथों को दोनों 
ओर सीधा फेलाकर, हाथ के एक सिरे से दूसरे हाथ 
के सिरे तक की हरूम्बाई 6. एक प्राचीन ऋषि का 
नम 7. अजुन का नाम >दे० नी० नरनारायण । 
सम ०---अधिपः, --- अधिपतिः, --- ईशः, -- ईश्वरः 
-“देव:,-- पति: -- पाल: राजा, भग० १०।२७, मनु० 
७।१३२, रघु० २।२५, २३।४२, ७॥६२, मेघ० ३७, 
याज्ञ० १।३१०,--अंतक: मृत्य,--अयण: विष्ण का 
विशेषण,---अंशः राक्षस, पिशाच,---इन्द्र: 4. राजा-- 
रघु० २१८, ३।३३, ६।८०, मनु० ९।२५३ 2. वैद्य, 
विबनाशक औषधियों का विक्रेता, विनाशक--तेय- 
कश्चिन्नरेन्द्राभिमानी तां निर्वण्यं--दश० ५१, 
खुनिग्रहा नरेन्द्रण फणीद्रा इव शत्रवः--शि० २।८८, 
(यहाँ शब्द दोनों अर्थों में प्रयक्त हुआ हैं ),--उत्तम: 
विष्णु का विशेषण,---ऋषभ: मनुष्यों में श्रेष्ठ” राज- 
कुमार, राजा, --कयाल्‍रू: मनृष्य को खोपड़ी,---कौलक: 
आध्यात्मिक गुरु की हत्या करने वाला, -केशरिन 
(पुं०) विष्ण का चौथा अवतार, तु० 'नसिह' की नो ०, 
“एहिष्‌ (पुं०) राक्षस, -पिशाच--भद्दि० १५९४, . 
“नारायण: कृष्ण का नाम, (द्वि० व०--णौ) मल 
रूप से दोनों एक ही माने जाते थे, परन्तु पुराणों 
और महाकाब्यों में दो स्वतंत्र माने जाने लगे-- 
नर को अजुत का समरूप तथा कृष्ण का नारायण 
का रूप (कुछ स्थानों पर इन्हें दिवौ' 'पूर्व॑देवा' “ऋणषी' 
या “ऋषिसत्तमौ' कहते हैं, कहा जाता हैँ कि यह 
दोनों हिमालय पर्वत कड़ी साधना और तपस्या किया 


( ५१२ ) द 


करदे थे, इनको इस तपस्या से इन्द्र भयभीत हुआ 
फलत: उसने इनकी तपस्या में विष्त डालन के लिए 
कई देव कन्याओं को भेजा । 
अपनी जंधा पर रक्‍खे एक फूल से साोदये में इनसे 
बढ़ चढ़कर 'उवंशी नाम को एक अप्सरा को उत्पन्न 
करके इन स्वगंदेवियों को लज्जित कर दिया, तु० 
स्थान खलू नारायणमंषि विलोभयंत्यस्ततदूसंभवामिमां 
दृष्ट्वा ब्रीडिता: सर्वा अप्सरस इति--विक्रम० १), 
“5पशुः पशु जंसा मनुष्य, मानव रूप में पशु--पुंगव 
मनुष्यों में श्रेष्ठ, उत्तमपुरुष,--भानिका,--सानिनी 
“मालिनी मनष्य जसी स्त्री जिसके दाढ़ी हो, मर्दानी 
औरत,--मेधः नरयज्ञ,--यंत्रम धृपघड़ी,--यानम्‌ 
“रथः--वाहनसम्‌ मनष्य द्वारा खींची जाने वाली 
गाड़ी--लोकः !. मनष्यों का संसार, पथ्वी, पाथिव 
ससार 2. मानवता,--बाहनः कुबर का विशेषण-- 
रघु० ९।११,--बौ रः पराक्रमी मनष्य श्रवीर,-व्याप्र 
“शादलः प्रमल पुरुष, --श्लृगम 'मनृष्य का सींग 
असभावना; शेर के मँह, बकरे के धड़ और साँप की 
पूछ वाला बकरा अर्थात्‌ बन्ध्यापुत्र, सत्ताहीनता 
-संसग: मानव-समाज,--सिह:,*-हरिः नर्रासह 
विष्णु का चौथा अवतार, तु० तवकरकमलवरे नख- 
मद्भुतश्यृंग दलितहिरण्यकशिपुतनभंगम, केशव घत- 
नरहरिरूप जय जभदीश हरे--गोत० १,--स्कध 
मनष्यों की टोली । हैं 


नरकः,--कम्‌ [ नृणाति वक्लेशं प्राययति--न-+-वन | 
दोज़ख, घण्प प्रदेश, (प्लटो के राज्य के अनरूप 
स्थान, नरक गिनतियों में २१ मान जाते हैं जहाँ 
पापियो को विविध प्रकार की यातनायें दी जाती है) 
-“क एक राक्षस का नाम, प्राग्ज्योतिष का राजा 
(एक वृत्त के अनुसार नरक एक बार अदिति के कर्णा- 
भूषण उठाकर भाग गया, तब देवताओं की प्राथना 
सुनकर कृष्ण ने उसको एक ही पछाड़ में मार गिराया 
ओर वह आभूषण प्राप्त किया। एक दूसरे वृत्त के 
अनुसार नरक ने हाथी का रूप धारण किया और वह 
विश्वकर्मा की पुत्री को उठा कर ले गया तथा उसके 
साथ बलात्कार किया । उसने गंघर्वों, देवों, और 


मनष्यों की लड़कियों तथा अप्सराओं को उठाया और 
इस प्रकार सोलह हजार से अधिक यवतियों को अपने 
अन्त:पुर म॑ रक्वा। कृष्ण ने जब नरक को मार 
दिया तो यह सब यवतियाँ कृष्ण के अन्त:पुर में हस्ता- 
न्तरित कर दो गईं। यह राक्षप्त भमि से उत्पन्न 
होन के कारण भौम कहलाता है) । सम०--अंतक 

>5-अरि६,---जित्‌ (पुं०) कृष्ण के विशेषण,--आमय 
. मत्य के पश्चात आत्मा 2. भत, प्रेत--कुंडम नरक 
का गढ़ा जहाँ दुष्टों को नाना प्रकार को यातनाय दी 


परन्तु नारायण ने 


जाती हैं--इस प्रकार के ८६ स्थान गिनाय गये हैं), 
>-स्था वतरणी नदी । 

नरंगम्‌ , नरांगः | न्‌ृ|-अंगच्‌, नर--अंग्‌+-अण्‌ ] पुरुष को 
जननन्द्रिय, लिखे । 

नरंधिः [| नराः धीयन्तेइस्मिन्‌-नर-+-धा-- कि, पृषो० 
मम्‌ | सांसारिक जीवन या अस्तित्व । 

नरो [| नर--डीप | नारी, स्त्री--भामि० ३।१६ । 

नरकुटकम्‌ | नरस्य कुटकमिव, पृषो ० | नाक, नासिका । 

नतेः | नत्‌-+अच्‌ ] नाचना, नाच । 

नतंकः | नत+ष्वन्‌ ] ।. नाचने वाला, नृत्यशिक्षक 

अभिनेता, नट, मकनाटक का पात्र 3. भाट, चारण 

4. हाथी 5. राजा 6. मोर,--की 4. नाचन वाली 
स्‍त्री, नटी, अभिनेत्री--रंगस्यथ दर्शयित्वा निवतंते 
नतंकों यथा नृत्यात्‌ृ-सां० का० ५९, कि० १०।४१, 
रघ्‌० १९।१४, १९ 2. हथिनी 3. मोरनी ! 

नतनः | नत्‌+ल्यट | नाचने वाला,--नम् हावभाव प्रद- 
शित करना, नाचना, नाच । सम०--गृहम्‌,--शाला 
नाचघर,--प्रियः शिव का विशेषण । 

नतित (वि०) [ नत्‌+णिच्‌ --क्षित ] नाचा हुआ, नचाया 
हुआ । 

नर्द (म्वा० पर०-नतदंति, नदित) गरजना, दहाड़ना 
शब्द करना --अनदिष: कृपिव्या ध्रा:--भट्टि ० १५।३५, 
१४|४०, १५।२८, १७।४० 2. जाता, गतिशील 
होना । ै 

ह (वि०) [ न्दे +अच्‌ | गरज, दहाड़ । 

नर्देनम | नदे +ल्यट | . गरजना, दहाड़ना 2. प्रशसा 
का प्रचार करना, ऊंचे स्वर म॑ कीतिगान करना । 

नदितः | नर्द-+-क्त | एक प्रकार का पासा, पासे का हाथ 
-+नदितदशितमार्ग:कटन विनिपातितो यामि --म॒च्छ ० 
२।८, --तम आवाज, दहाड़, गरज । 

नर्मेटः | नमंन्‌--अटन्‌, पषो० ] . ठीकरा, बतेन का 
ट्कड़ा <. सूय । 

नमंठः [ नर्मन्‌+अठन्‌ ]. भांड 2. लम्पट, दुद्चरित्र 
स्वेच्छाच।री 3. क्रीडा, मनोरंजन, विनोद 4. मथन 
संभोग 5. ठोडी 6. चूचक ! 

नमन (नपूं०) [ तृ+मनिन्‌ | !. क्रीडा, विनोद, विलास 
आमोद, प्रमोद, कामकेलि, केलिविहार--जितरुमले 
विमले परिकर्मय नर्मंजनकमलरूकं मखे--गीत० १२ 
(कौतुकजनक ); रघ॒ु० १९।२८ 2. परिहास, हँसी 
दिल्‍लगी, ठड़ढा, रसिकोक्ति --तमप्रायात्ि: कथाभि 
का० ७०, परिहासप्ण, सरस । सम०--कौलः 
पति,--गर्भ (वि०) रसिक, ठिठोलिया, विनोदी 
(भें:) गुप्तश्रेमो--द (वि०) आह्वादकारी, आनन्द- 
दायक (-दः) विदूषक (>>नर्मंसचिव ) ,--दा विन्ध्य- 
पर्वत से निकलने वाली एक नदी जो खंबात को खाड़ी 


( ६५१३ 


में जाकर गिरती हू; -ज्य्वति (बि०) हर्षोत्फ्ल्ल, 
हँसमुख, प्रससन्‍्तवदन (स्त्री०--तिः) परिहास का मजा 
लेता--सचिवः,--सुहृद (प०) विदृषक, राजा या 
किसी रईस का मनोविनीद करने वाला साथी--इदे 
त्वदंपर्य यदुत नृपतैनमंसचिवः सुतादानाम्मित्र भवतु 
-मा० २।७, त। याचते नरपतेनमंसुहत्नन्दनो नृप- 
मु्लेंन--१0१ १, शि० १॥५९ । 


तमेरा; [ नमंत्‌+र+टाप ] !. घाटी, कंदरा 2. धौंकनी 


भनद: 


3. बूढ़ी स्त्री जिसे अब रजोधम न होता हो 4. सरला 
नाम का पौधा । 


| नल-+-अच्‌ ]4. एक प्रकार का नरकुल 2, निषध- 
देश का एक विख्यात राजा, नैषध चरित' काव्य का 
नायक । (नल अत्यन्त उदार और सदुगुण संपन्‍न 
राजा था। देवताओं का विरोध सहकर भो दमयतो 
इसे अपना पति चना था, फिर वे कुछ वर्षो तक 
सानन्द रहते रहे 4. परन्तु दमयंती को प्राप्त करने 
में निराश हीकर कलि ने नल पर ज़ल्म ढाय, वह 
नल के शरीर में प्रविष्ट हो गया) इस- प्रकार 
कलिग्रस्त हो नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जूआ 
खेला, उसमें सब कुछ हार जाने पर उसे सपत्नोक 
राजधानी से निर्वासित कर दिया गया। एक दिन जब 
कि वह जगल में मारा २ थिर रहा था, हताश होकर 
अपनो स्त्री को अथे नग्नावस्था में छोड़ कर चल 
दिया । उसके पश्चात्‌ ककोटिक सांप के काटने से 
उसका शरोर विक्रत हो गया। इस प्रकार विक्ृत 
शरीर हो वह अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ 
गया और वहाँ वह बाहुक ताम से नौकर हो गया 
और उसके घोड़ों के साहस का काम करने छगा । 
उसके पश्चात्‌ राजा क्रत॒ुपणं की सहायता से 
उसने अपनी पत्नी दमयंती को फिर से प्राप्त किया 
और वे आनन्द पूववेक रहने लगे --दे० “्रूुत॒ुपर्ण' और 
दमयंती ) 3. एक प्रमुख वातर जी विश्वकर्मा का 
पुत्र था तथा जिसने नलसेतु नामक एक पत्थरों का 
ले बताया, जिसके ऊपर से होकर राम ने अपने 
सन्‍यदल समेत लंका में प्रवेश किप्रा,---लम कमल । 
सम० >कौलः घृुटना--कूब (व) रः कुबेर के एक 
पत्र का नाम--दम एक सुगंधिकत्त जड़, खस, उशी र-- 
कि० १२।५०, नं० ४॥११६,--पट्टिका नरकुलों को 
बनी हुई एक प्रकार को चटाई, -- मौनः जल वृद्दिचक, 
झींगा मछली । 


नलकमस्‌ [नल-|-क-+क| 7. शरीर की कोई भी लंबी 


नलकिनों [नतलक +इनि -+-डछीप्‌ ॥. 


नलिनः: [नरलू-|-इनच्‌] सारस--नम्‌ 4. कमल, 


हंडडी--महावी० १।३५ 2. कुहनी की हड्डी ! 
घटने को कपालों 
2. टांग । 


कुम॒द 
। 


) 


2. जल 3. नोल का पौधा, नलिनेशयः विष्णु का 


विशेषण । 


नलितो [नल-॑-इनि+डीपू . कमल का पौघा“-त 


पव॑ताग्र नलिनी प्ररोहति-- मचक्छ० ४।१७, नलितो- 
दलगतजलमतितरलम्‌--मोह ० ५, कु० ४॥६ 2. कमलो 
का सम्‌ह 3. कमलों से भरा हुआ सरोवर । सम०-- 
खंडम, --पंडम कमलपंज,--रुहः ब्रह्मा का विशेषण, 
(--हम) कमलडंडी, कमल का रेशा । 


नल्वः [नझलू-+-व] दूरी मापने का नाप जो ४०० हाथ 


नत्र 


नवतिः (स्त्री० | 


लम्बा हो । 

(वि०) [नु+अप | 4. नया, ताजा, थोड़ी आय का 
नवीन --चित्तयोनिरभ वत्पुननंव:-रघ० १९।४६, क्लेश 
फलेन हि पुननंवतां विधत्ते-कु० ५।८६, पत्तर० १।१९ 
रघु० १।८३, २।४७, ३।५०, ११, शि० १।४, ३।३१, 
कि० ९।४३ 2. आधरनिक,--बः कौवा--वम्‌ ( अव्य ० ) 
आजकल में, हाल में, अभी अभी, बहुत दिन हुए 
]. सम०--अज्नम॒ नये चावरू या नया अनाज, 
“जब (नपू०) ताजा पानी,--अहः पक्ष का पहला 
दिन--इतर (वि०) पुनाता--रघु० ७।२२,-उद्धतम्‌ 
ताजा मक्खन,--ऊढा,-पाणिग्रहणा, अभी की विवाहित 
स्‍त्री, दुलहिनर्नहि ० १।२१०, भर्ते० १।४, रघ॒० ८।७, 
--कारिका,--काछिका,--फलिका 4. नवविवा- 
हित स्त्री 2. नृतन रजस्वला स्त्री,->छात्र: नया 
विद्यार्थी, नौसिखिया, नवशिष्य--नो (स्त्री० )-- 
नोतम्‌ ताजा मकक्‍्खन-अहो नवनीतकल्पहृदय आये 
पत्र: >मालवि० ३,--नोतकम्‌ . परिष्कृत मक्खन 
2. ताजा मकखन,--पाठकः नया अध्यापक,---सल्लिका 
--मालिका चमेली का एक भेंद,--पज्ञ: नये अन्न या 
नये फलों से आहुति देना,--यौवनम्‌ नई जवानी, 
यौवन का नया > न -रजस (स्त्री०) लड़की 
जिसे हार ही में रजोदशन हुआ हो, /--वरिका 
नवधिवाहिता लड़को,--बल्लभम एक प्रकार का 
चन्दन,--वस्त्रम नया कपड़ा,--शहिभत (पुं०) शिव 
का विशेषण--मेघ० ४३,--सूतिः (स्त्री० ), -सुतिका 
. नई सूई हुई या दूघार गाय 2. जच्चा स्त्री । 


नवकम्‌ [नवल्‌-+कन्‌ नलोप:| नौ वस्तुओं का समूह, नौ 


का गुच्छा । 


नवत (वि०) (्त्री-ती) [तवति--डद] नब्वेबां--तः 


, छींट को बनी हाथी की झूल 2. ऊनी कपड़ा, 
कंबल 3. चादर, आवरण । 

[नि०] !. नव्वे नवनवतिशताद्रव्य- 
कोटोश्वरास्ते--मद्रा० ३३२७, रघ० ३॥६९। ' 


नतवतिका [नवति+कन -| टाप्‌| 7. नव्वे 2. चित्रकार 


क्री कंची (कहा जाता हूँ कि इस कची में नव्वे 


बाल होते हैं) 


" [ 


नवन्‌ (सं० वि० ) [नु+-कनिन्‌ बा० गुण:] (नित्यबहु० ) 
नो--नवति नवाधिकां--रघ० ३॥६९, दे० नीचे 
दिए गये समस्त शब्द (आरंभ में प्रयक्‍्त होनेपर “नवन्‌ 
के “न का लोप हो जाता है)। सम०--अज्ञोति 
(स्त्री०) नवासी,--अचिस्‌ (पुं०), दीधितिः मंगल- 
ग्रह, (अव्य० ) नौ गणा,-प्रहा: (पं०,ब०्व० ) 
नो ग्रह, दे० 'ग्रहँ के अन्तगंत,--चत्वारिश ( वि० ) 
उनचासवॉ,-- चत्वारिशत्‌ [ स्त्री० ) उनचास 
-:छिद्रम,-- द्वारम शरीर (नौ दरवाजी वाला, दे० 
ख ),-त्रित्ञ (वि०) उंतालीसवां,-त्रिशत (स्त्री०) 
उंतालीस-- दक्ष (वि० ) उन्नीसवाँ,--दशन्‌ (ब०्व०) 
उन्‍नीस,--नवतिः (स्त्री०) निनन्‍्यानवे,--निधिः (पु०, 
ब०्व०) कुबर के नौ खजाने--अर्थात्‌- महापईद्मरच 
पद्मशच शंखो मकरकच्छपौ, मकुंदकुंदनी लश्च खवई३च निध- 
यो नव,---पंचाश (वि०) उनसठवाँ-पंचाशत्‌ (स्त्री० ) 
उनसठ,---रत्नम्‌ . नो अमूल्य रत्न---अर्थात्‌ --मुक्ता 
माणिक्यवंदूयगोमेदान्‌ वज्नविद्रमो, पद्मरागं मरकत 
नील चेति यथाक्रमम 2. राजा विक्रमादित्य के 
दरबार के नौ कवि, कविरत्नं-घन्वंतरिक्षपणकाम र- 


सिह॒शंकु बंतालूभट्‌ट घटकर्प रंकालिदासा: रुूपातो वराह- 
मिहिरों नपतेः सभायां रत्लानि वे वरसूचिनंव 
विक्रमस्य, -रसा: (प्‌०, ब०व०) काव्य के नौ रस, 
दे० अष्टरस और '“रस',-रात्रम . नौ दिन का 
समय 2. आधश्विन मास के प्रथम नौ दिन जो दुर्गा 
पुजा के दिन मान जाते हे,--विश (थि०) उंतीसरवाँ 
-5विशतिः (स्त्री०) उंतीस,--विध (वि०) नो तरह 


का, नो प्रकार का,-ज्ञतम . एक सौ नो 2.नो 


सो, -षष्टि: (स्त्री०) उनह॒त्तर,--सप्तति: उतासी । 
नवधा (अव्प०) | नव -+-धा |] नौ प्रकार से, नोगणा । 
नवम (वि०) (स्त्री०-मी) [ नवन्‌-+-डट, डट्स्थान 
मट |] नवां--मी चान्द्रमास के पक्ष का नवाँ दिन । 
नवद्ञ: (अव्व०) [ नवन-+शस्‌ | नौ नौ करके | 
नवोन, नव्य (वि०) [ नव+ख, यत्‌ वा ] ॥. नया 
ताजा, हाल का 2. आधनिक | 


नश (दिवा० पर०--तश्यति, नष्ट, प्रेर०--नाशयति 
--ईच्छा० निर्नक्षति, निनशिषति ) 4. खोया जाता, 
अन्तर्घान होना, लुप्त होना, अदृश्य होना--श्रुवाणि 
तस्य नश्यंति--हि ० १, तथा सीमा न नश्यति--मनु ० 
८।२४७, याज्ञ ० २॥५८, --द्षणनष्टद्ष्टतिमिरम्‌ 
मच्छ १ ५१४ 2. नष्ट होना, घ्वस्त होना, मरना, 
बर्बाद होना-- जीवनाशं ननाश च--भटद्धि ० १४।३१ 


गन गा "कक न मन... *-अ... 


हल बुछ कु झा कार 


मन० ८।१६ ७|४०, मद्रा० ७।८ 3. भाग जानी, उड 


जाना, बच निकलना नश्यंति वृन्दानि ददर्श कपींद्र 
--भेद्रि ० 
रत्न० २।३ 4. भग्ताश होता, असफल होना--प्रर ० 


०१२, नंशशिचत्रा: निशाचरा:-१४। १ १२, , 


५१४ ) 


. अन्तर्घान करना 2. नष्ट करना, हटा देना, मिटा 
देना, भगा देना, उड़ा देना, प्र--, (प्रणश्यति) 
बि--, ध्वस्त होना, मरना--भट्वि० ३।॥१४, भग० 
“८। २९० | 

नश (स्त्री०)) नशः, नशनम्‌ [ नश--क्विप, क, ल्युट्‌ 
वा |] नाश, ध्वंस हानि, अन्तर्घान । 

नहश्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ नश-+क्वख्‌ ] ॥. नष्ट 
होने वाला, क्षणस्थायी, क्षणभंगर, अभित्य, अस्थायी 
निखिल जगदेव नश्वरम--रस ० 2. विनाशकारी 
उत्पातकारी । 


नष्ट (भू० क० कृ०) [ नश -|-क्त | 4. खोया हुआ 
अनहित ल॒प्त, अदृश्य 2. मत, ध्वस्त, उच्छिन्न 3 
अ्रष्ट, क्षीण 4. भागा हुआ 5. वंचित, मकक्‍त (समास 
में)। सम०--अर्थ (वि०) निर्धनीकृत (जिसका धन 
नष्ट हों गया हो ),--आतंकम्‌ (अव्य०) निश्चितता 
के साथ, निभय होकर--नष्टातंक हरिणशिशवो मंद- 
मंद चरन्ति--श० ११३, अने० पा०,--आत्मन्‌ 
(वि०) ज्ञान से वंचित, बेहोश,--आप्तिसूत्रम॒ लूट 
का माल, लट-खसोट,---आश्ंक (वि० | मिडर, सुर- 
क्षित, भयरहित,--इंदुकला पृणिमा का दिन,--ईंन्द्रिय 
(वि०) इन्द्रियरहित,-- चेतन,--चेष्ट,--संज्ञ (वि० ) 
जिसकी चेतना जाती रही हैँ, अचेतन, बेहोश, मछित, 
>-चेष्टता विश्वविनाद । 
(स्त्री०) [ नस्‌-- क्विप | (दूसरी विभक्ित के द्वि० 
व० के पश्चात 'नासिका' के स्थान में होने वाला 
आदेश ) नाक, नासिका | सम०--क्षद्र (वि०) छोटी 
नाक वाला । 


नसतस (अव्य०) [| नस+तसिल | नाक सेनलयाज्ञ० 
२।१२७। 

नसा | नस+टाप | नाक, नासिका । 

नसत: | नस-+क्‍क्त | नाक,--स्तम नस्य, संघनी-- सता 
नाक के नथने में किया गया छिद्र । सम०--ऊत 
नकेल द्वारा चलाया गया बल ! 

नस्तित (वि०) [ नस्त--इतच्‌ |] नाथा हुआ (नाक में 
रस्सी डालकर ) । 
(वि०) [ नासिक-+यत्‌ नसादेश: ] अनुनासिक, 
>स्थम . नाक का बाल 2. संघनी,--सुथा . नाक 
2. पश के नाक में से निकली हुई रस्सी, नकेल 
>+शि० १२।१० | 

नह (दिवा० उभ०-ननह्यति ते, नद्ध, इच्छा ० निनत्सति 

ते) बांधना, बंघनयक्त करना, ऊपर से चारो 

ओर से या एक जगह बांधना, कमर कसना---श लेय- 
नद्धानि शिलातलानि-कु० १।५६, रघृ० ४।५७, 
१६।४१ 2. पहनना, वस्त्र घारण करना, सुसज्जित 
करना (आ०), प्रेर०--पहनना, अप--खोलना अपि 


( ५१५ 


--(कभी-करभी बदलकर केवल 'पि' रह जाता हैं) !. 
बांधना, कमर कसना, बंधन में डालना--अति पिनद्धं न 

वल्कलेन--श ० १, मंदारमाला हरिणा पिनद्धा--श ०» 
७॥२ 2. पहनना, कपड़े धारण करना-भट्ठि० ३।४७ 


) 


सम्बन्धी, नक्षत्रविषयक,-त्रम्‌ २७ नक्षत्रों में से चन्द्रमा 
गति के आधार पर गिना गया महीना, ६० घड़ी 

वाले तीस दिनों का एक मास-ताडीपषष्टबा तु वाक्षत्र- 

महो रात्र प्रकीतितम्‌--सूर्य ० । | 


3. ढकना, (लिफाफे में) बंद करना--श० १॥१९, | नाक्षत्रिकः [ नक्षत्र --ठऊा | २७ दिनों का महीना (जिसमे 


उद बांधना, जकड़ना, गंथना--रघ्‌ृ० १७।३० 
१८।५०, परि--ध रना, अन्तर्जटित करना, परिवत्त 
करना---सजगति परिणद्ध:ः शक्तिभि:ः: शक्तिनाथ 
“-मा० ५१, रघृ० ६।६४, मालवि० ५॥१०, ऋतु० 
६।२५, सम्‌---4. कसना, बांधना, जकड़ना 2. वस्त्र 
पहनना, धारण करना, शत्त्रास्त्र से सुसज्जित होना 
संवःरता, लिबास पहनना--समनात्सी ततः सैनन्‍्यम 
“--भट्टि० १५।१११--२, १४॥७ १७।४ 4. (किसी 
कार्य के लिए) अपन आपको तयार करना, (आ० 
इस अथ मे) यद्धाय संह्यते --महा ०, छत्तु वह्लमणीज 
शिरीषकुसुमप्रांतेत संनद्यते--भतुं० २६, दे० 
संनद्ध भी । 

नहिं. (अव्य०) निरचय ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं 
किसो भी अवस्था मे नहीं, बिल्कुल नहीं--आशंसा 

हि नः प्रेते जीवेम दशमधेनि--भटद्ि० १९॥५ । 

नहुषः [ नह +-उषच्‌ ] एक चन्द्रवंशी राजा, ययाति का 
पिता, पुरुरवा का पोता और आयुस का पुत्र, यह बहुत 
बद्धिमान, और बलवान राजा था। जब इन्द्र ने वत्र 
को मार दिया, और उस ब्रद्यहत्या का प्रायश्चित्त 
करने के लिए वह एक सरोवर में जा छिपा, तो उस 
समय नहुष राजा को इन्द्र के आसन पर बिठाया 
गया । वहाँ रहते हुए नहुष इंद्राणी के प्रेम को जीतने 
के विचार से सप्त्षियों को पालकी में जोत कर उसके 
भवन की ओर चला । मार्ग में उसने सर्प्ताषुयों को 
सर्प 'सप' (तेज़ चलो, तेज़ चलो) कह कर फर्ती से 
चलन के लिए कहा । उस समय अगस्त्य मनि ने 
नहुष को साँप बन जाने का शाप दिया । वह आकाश 
से इस पृथ्वी पर गिरा और तब तक इसी दुरवस्था में 
पड़ा रहा जब तक कि यूधिष्ठिर ने आकर उद्धार न 
किया हो) । 

ना | नह+ंडा ] नहीं, न (जन) । 

नाकः [ न कम अकम दःखम, तत्‌. नास्ति अन्र इति नि० 
प्रकृतिभाव: | 4. स्वग---आनाक रथवत्म नाम्‌- रघ्‌० 
१।५, १५।९६ 2. आकाश मंडल, ऊध्वंतर गगन, 
अन्तरिक्ष । सम०--चरः . देव 2. उपदेव--नाथ:, 
--नायकः इन्द्र का विशेषण,--वनिता अप्सरा--सद्‌ 
(पूं०) देव,--भद्ठटि ० १।४॥ 

नाकिन्‌ (पूं०). | नाक- इनि |] देवता, सुर--शि ० १॥४५। 

नाकुः | नम-|-उ नाक आदेश: | 4. वल्मीक 2. पहाड़ । 

नाक्षत्र (वि०) (स्त्री०--त्री) [ नक्षत्र +अण्‌ | तारा- 


प्रत्यूुके दिन--चन्द्रमा की नक्षत्रान्तगंति पर आघा- 
रित ह) 


नाग: [ नाग|अण्‌ |) 4. सांप, विशेष कर काला साँप 


एक काल्एनिक नागदेत्य जिसका मख मनृष्य जसा 
और पंछ साँप ज॑ंसी होती ह तथा जो पाताल में रहता 
हैं--भग० १०२९, रघु० १५।८३ 3. हाथी--मेघ ० 
११, ३६, शि० ४॥६३ विक्रम० ४॥२५ 4. मगर- 
मच्छ 5. क्र, अत्याचारी व्यक्ति 6, (समास के 
अन्त में), गण्यमान्य और पृज्य व्यक्ति---उदा० 
पुरुषनाग 7. बादल 8. खूंटी (दीवार में गड़ी हुई) 
9, न|गकेसर, नागरमोथा 0. शरीरस्थ पाँच प्राणों 
में वह वायु जो डकार के द्वारा बाहर मिकलती ह 
4. सात की संख्या--गम ॥व. रांग 2. सीसा | सम०» 
--अंगना . हथिनी 2. हाथी को संड, --अंजना हथिनी 
---अधिप: शेष का विशेषण, अंतकः,--अराति:, 
”+अरिः . गरुड का विशेषण 2. मोर 3. सिह, 


. -अद्वनः 4. मोर--पंच ० ?१।१५९ 2. गरुड का विश्े- 


षण, -- आननः गणंश का विशेषण, --आह्वः हस्तिनापुर, 
-इन्‍्द्रः . भव्य या श्रेष्ठ हाथी---कु० १।३६ 2. इन्द्र 
का हाथी एरावत 3. शेष का विशेषण,-ईचद्ञः . शेष की 


उपाधि 2. परिभाषन्दुशेखर तथा कई अन्य पुस्तकों का 
प्रणता 3 पतंजलि,--उदरम्‌ . लोहे का तवा (जो 
सेनिक छाती के बांघते हूँ ), वक्षस्त्राण 2. गर्भावस्‍था 
का एक रोग विशेष, गर्भोपद्रवर्भेद,---फेसरः सुगंधित 
फलों का एक वक्ष,--गर्भम्‌ सिंन्द्र,--चड़ः शिव की 
उपाधि,--जम्‌ . सिदूर 2. रांग,-जिहिका मंनसिल 
--जोवनम रांगा - दंतः, - दंतकः . हाथी दांत 
2. दीवार में लगी खूंदी या दीवारगीरी,-दंती . एक 
प्रकार का सूरजम्‌खी फूल 2. वेश्या,-- नक्षक्षम,-नाय- 
कम आरलेषा नक्षत्र, ( -- कः ) सांपों का स्वामी,-नासा 
हाथी की सूंड,--नियूंहः दीवार में लगी खूंटी या 
दीवारगी री,---पंचमो श्रावणशुक्ला पंचमी को मनाया 
जाने वाला उत्सव,- पदः एक प्रकार का रतिबंघ, 
- पाछ्मः 4. युद्ध में शत्रुओं को फंसाने के लिए प्रय॒क्त 
एक प्रकार का जादू का जाल 2. वरुण का शस्त्र या 
जाल,--पुष्प: . चम्पक का पौधा 2. पुन्नाग वक्ष, 
__बंधकः हाथी पकड़ने वाला,-बंघुः गूलर का पेड़, 
पीपल का पेड़--बलहूः भीम की उपाधि--भषण:ः शिव 
की उपाधि --मंडलिकः . सपेरा 2. सांप पकड़ने 
वाला,-मल्लः ऐरावतं का विशेषण,--यष्टि: (स्त्री०) 


( ५१६ -) 


>-यष्टिका . नये खुद तालाब में पानी की गहराई | नाटार: [नटया अपत्यम्‌ आरक॒] अभिनेत्री का पृत्र । 
नापने के लिए अंशांकित बांस विशेष 2. धरती में छेद | नाटिकां [नाट--कन्‌+काप, इत्वम] एक छोटा या रूघ 


करने का बर्मो--रक्तम, - रेण: सिद्र,--रंग: संतरा 
-- राज: शेष की उपाधि,---लरता,--वल्लरी, -- बल्ली 
नागकेसर, पान की बेल,---लीकः सांपों की दुनिया, 
सांपों का कुल, भूलोक के नीचे अवस्थित पाताल लोक, 
--वारिकः . राजकील हाथी 2. महावत 3. मोर 
4. गरुड की उपाधि 5. हाथियों का यूथपति 6. किसी 
समाज का प्रधान व्यक्ति,--संभवम्‌, - संभूतम्‌ सिन्दूर 
/ साह्दयम्‌ हस्तिनापुर । 


नागर (वि०) (स्त्री०---री) [नगर-+-अण] . नगर में 


उत्पन्न, नगर में पलछा 2. नगर से संबंध रखने वाला, 
नगरीय 3. नगर में बोला जाने वाला 4. नम्र, शिष्ट 
5. चतुर, चालाक 6. ब्रा, दुष्ट, दुव्यंसनी (जिसने 
तगर की बराइयाँ ग्रहण करली हूँ ),--रः . नागरिक 
>>मेघ० २५, शा० ४।१९ 2. देवर, पति का भाई 
3. व्याख्यान 4. नारंगी 5. थकावट, कठिनाई, श्रम 
6. मकरना, जानकारी का खण्डन,--री (. लिपि, 
वर्णमाला जिसमें प्राय: संस्क्रत लिखी जाती हूं -तु० 
देवनागरी 2, चालाक और बद्धिमती स्त्री-- हन्ता- 
भीरी: स्मरतु सकथ॑ं संवृतो नागरीमभिः- -उ० दृ० १६ 
3. सस्‍नही नाम का पौधा । 


नागरक, नागरिक (वि०) नगरेभवः वंज्य , नगर+ठक |] 


(. नगर में पला नगर में उत्पन्न 2. नम्र, शिष्ट 
शालीन-नतागरिकव त्त्या संज्ञापयनाम्‌ू-श ० ५ 3. च॒तुर 
बाद्धिमान, चालाक,--कः . नागरिक 2. नम्नर या शिष्ट 
व्यक्ति, वीर बहादुर, वह प्रमी जो अपनी पहली प्रमिका 
को अतिशथ प्रेम प्रदशित करता है, परन्त किसी अन्य 


प्रहसन, एक रूपक, उदा० रत्नावल्‍छी, प्रियदर्शिका, या 
विद्धशालभंजिका; सा० द० परिभाषित करता हू 
--नाटिका क्लप्तवत्ता स्थात्‌ स्टत्रीप्राया चतुर्राड्डुका, 
प्रख्यातों धीरललितस्तत्र स्थान्नायको नपः:; स्यथादन्त: 
पुरसंबंधा संगीतव्यापृताइथवा; कन्यानरागा कन्याउत्र 
तायिका नपवंशजा; संप्रवर्तेत नताअ्स्यां देव्यास्त्रासेन 
शद्धित:, देवी पुनर्भवेज्जेष्ठा प्रगल्भा नृप्वंशजाएपदे 
पदे मानवती तद्वश: संगमों द्वयो:, वृत्ति: स्थात्कौशिकी 
स्वल्पविमर्शा: संधयः पुन: ५३९ । 


नाटितकम्‌ [नट्‌-णिच्‌ +-क्त--कन्‌ | अनकृति, किसी की 


चेष्टादि का अन॒करण, संकेत, हावभाव प्रदर्शन 
--भीतिनाटितकेन---श ० ५। 


नाटेय:,-रः: [ नतटी--ढक ढक वा | किसी अभिनेत्री या 


० 2. 


नतकी का पुत्र । 


नाटयम्‌ [ नट-+ष्यझा | 4. नाचना 2. अनुकरणात्मक 


चित्रण, स्वांग, हावभाव प्रदर्शन, अभिनय करना--- 
नाटये च दक्षा वयम्‌--रत्न ० १६, नूनं नाटथे भवति 
चर घछचिर॑ नोवंशीगर्वशीका--विक्रमांक ७ १८।२९ 
3. नृत्यकला, अभिनय कला, नाट्यकला नाटच 
भिन्‍नरुचेजेनस्थ बहुधाप्यक॑ समाराधनम्‌--मालवि० 
१।४,-- ट्य: अभिनेता। सम०--आचाय: नृत्यकला 
का गुरु,-- उक्ति: (स्त्री०) नाटकीय वाक्यविन्यास 
--धॉसका,-- धर्मों अभिनयसंबंधी नियमावली-- प्रिय: 
शिव की उपाधि,--ज्ञाछा 4. नाचघर 2. नाटक 
खेलने का घर या स्थान,--ज्ञास्त्रम 4. नाटच विज्ञान 
नृत्य, गीत तथा अभिनय संबंधी विद्या 2. नाटचशास्त्र 


से अपनी प्रणय प्राथना करता ह 3. जो नगर के पर लिखा गया ग्रन्थ । 
पसत्ता से फक्त गया 8 4. चोर 5. कलाकार 6 पुलिस नाडि:-डो | स्त्री० ] ॥ नड न- णिच र्न- इन्‌, नाडि -- डोष ॥ 
का मुख्य अधिकारी-- विक्रम० ५, श० ६। . किसी पौधे का पोला डइंठल 2. कमल की खोखली 
नागरीटः, नागवी ३० +इईट्कक, नाग इव ब्येटति इंडं। 3. (धमनी या शिरा की भांति) नलियों के 
नाग--वि+इंटू+क]| [. लम्पट, दुश्चरित्र 2. जार आकार का शरीर का अंग--षडधिकदशनाडी चक्रम 
3. संबंध भिड़ाने वाला । क्‍ व्यवस्थितात्मा--मा ० ५११,२ 4. बांसुरी, मुरली 
लागरुकः [नाग-+रुू+क | सतरा, नारंगी । 5. नासूर वाला घाव, नासूर, नाडीज़रण 6. हाथ या 
नागरयम्‌ [नागर +प्यञ्ञ | दुद्धिमत्ता, चतुराई । पर को नब्ज 7. चोबीस मिनट के समय के बराबर 
नाचिकेतः [नाचिकेता--अण्‌ | अग्नि । माप, घड़ी 8. आधे मुह॒र्ते का कालमान 9. एंन्रजालिक 
नाट: [नट-+-घज्ा | . नाचना, अभिनय करना 2. कृर्णाटक जाल | सम० --चरण: एक पक्षी, --चौीरम्‌ एक छोटा 
प्रदेश । नरकुल, --जंघ: कौवा, --परीक्षा नब्ज़ देखना,-मंडरूम 
नाटकस [नतट-+-०्वल | . स्वांग, रूपक 2. रूपक के दस आकाशीय विषवत रेखा,--यंत्रम नो के आकार का 
मुख्य भंदों में से पहला, परिभाषा आदि के लिए | . एक उपकरण,-हन्रण: नासूर, पूयव्रण, रिसने वाला 
दे० सा० द० २७७,--क: अभिनेता, नाचने वाला । फोड़ा 
नाटकीय (वि०) [नाटक--छ] नाठकसंबंधी, नाटक- | नाडिका [ नाडि+-कन्‌+टाप ] . नली के आकार का 
विषयक--पूते रंग: प्रसंगाय. नाटकोयस्यथ वस्तुन: अंग 2. २४ मिनट का समय, घड़ी-नाडिका विच्छेद 
>-शि० २।८ । पटह:--मा ० ७, का० १३,७० । 


( ५१७ ) 


नाडि (डी) धम (वि०) [ नाडीं धमति --नाडी --ध्मा-+ 
खश, धमादेश:, हस्वः,- मम्‌ च, प्रक्षे हृस्वाभावः ] 
(भय आदि) नलिकाकार अंगों को गति देने वाला, 
नाडिधमेन श्वासेन--का ० ३५३,--सः सुनार । 

नाणकम्‌ [ न आणकम्‌, इति | सिक्‍का, मोहर लछगी हुई 
कोई वस्तु, एषघा नाणकमोषिका मकशिका--म॒च्छ ० 
१९।२३, याज्ञ ० २।२४० । 

नातिचर (वि०) [ न अतिचरः | जो बहुत लंबी अवधि 
का न हो, जो दीधेकालीन न हो । 

नातिदूर (वि०) |न अतिदूरः | जो बहुत दूर न हो 
अधिक दूरी पर न स्थित हो । 

नातिवाद: | न अतिवाद: | दुवचन तथा अपछब्दों का 
परिहार करना । 

नाथ (भ्वा० पर० नाथति-कभी-कभी आ० भी) 
4. निवेदन करना, प्रार्थना करना, किसी बात की 
याचना करना (संप्र० अथवा द्विकमं० के साथ) 
मोक्षाय नाथते मनि:-- वोप०, नाथसे किम पति न 
भूभृत:--कि० १३।५९, संतुष्टमिप्टानि तमिष्टदेव॑ं 
नाथंति के नाम न लोकनाथम्‌--नं ० ३।२५ 2. शक्ति 
रखना, स्वामी होना, छा जाना 3. तंग करना, कष्ट 

देना 4. आशीर्वाद देना, मंगल कामना करना, शभा- 

शोष देना (केवल इस' अथे में आ० ), नाथितशमे-- 
महावी० ११११, ( मम्मट निम्नांकित पंक्ति में 
बतलाता हूँ कि यहाँ 'नाथते' स्थान पर 'नाथति' होना 
चाहिए, क्योंकि यहाँ अर्थ केवल “निवेदन या प्रार्थना 
करना हँ->दीनं त्वामननाथते कुचयगं पत्रावत॑ मा 
कृथा:), सपिषों नाथते--सिद्धा ० ! 


नाथः [ नाथ्‌--अच्‌ | . प्रभ, स्वामी, रक्षक, नेन - नाथे 
कुतस्त्वय्पशुभ॒ प्रजानाम्‌-- रघृ० ५॥१३, 


आया: अब परमाहा+- जल्मार पा ]। क 
| 5... डक ब्रश का काम का..." 303... 30 अमिक -आी 
बा. वा. कह बता... बा श्रम घ्ड जा वाला ॥ बाला: ७ 58% मा मे मम. 


३।४५, ' 


त्रिलोक_, कंछठास” आदि 2. पति 3. भारवाही बल 


को नाक में डाला हुआ रस्सा | सम०-- हरि: पश । 
नाथवत्‌ (वि०) [ नाथ-+-मतुप, वत्वम्‌ | 4. सनाथ 


जिसका कोई स्वामी या रक्षक हो--नाथवंतस्त्तया 


लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे उत्तर० १।४३ 2. परा- 
श्रयी, पराधीन । 

नाद: [नद्‌-+घजा |. ऊची दहाड़, चिल्लाहट, चीख, 
गरजना, दहाड़ना--सिहनाद:, घन” आदि 2. ध्वनि 


-मा० ५१२० 3. (योगशास्त्र में) अननासिक ध्वनि 


जिसे हम चन्द्रबिन्दु ( ) के द्वारा प्रकट करते है । 


तन दा. क्‍ रा रा - रू जूक. तक ता का 


नादिन्‌ (वि०) [ नद+णिनि | ध्वनि या शब्द करने 


वाला, अननादी --अंबदवदनादी रथ:---रघ० ३॥५९ 
१९॥५ 2. रांभन वाला, ग्रजन वाला--खर"”, सिह 
आदि । 


नादेय (वि०) (स्त्री--यो) [नदी-+ढक ] नदी में 


उत्पन्न, जलीय, समुद्रीय,--यम्‌ सेंधानमक । 


। 
। 
है 


। 
| 


ताना (अव्य ०) [न+नाझ ] 7. अनेक स्थानों पर 
विभिन्‍न रीति से, विविध प्रकार से, तरह तरह से 
2. स्पष्ट रूप से, अहूुग, पृथक रूप से, 3. विना 
(कमं० करण० या अपा के साथ) नाना नारी 
निष्फलछा लोक यात्रा--वोप०, (विद्व) न नाना 
शंभुना रामात्‌ वर्षणाधोक्षजों वर:ः--तदेव 4. (समास 
के आरंभ में विशेषण के रूप में प्रयोग) विविध 
प्रकार का, तरह तरह का, नाना प्रकार का, विभिन्न, 
विविध- नाना फल: फलति कल्पलतेव भूमि:--भर्तु० 
२।॥४६, भग० १।९, मन० ९।१४८ | सम० अत्यय 
(वि०) विभिन्‍न प्रकार का, बहुपक्षी -अर्थ (वि०) 
. विविध उद्देश्य या लक्ष्यों वाला 2. विविध अर्थों 
वाला, (शब्द के रूप में) अनेकार्थक--कारम 
(अव्य०) विविध प्रकार से करके,--रस (वि०) 
विविध रुचि से युक्त---मालवि० १।४,- -रूप (वि० ) 
विभिन्‍न रूपों वाला, विविध प्रकार का, बहुरूपी 
नाना प्रकार का,--वर्ण (वि०) भिन्न २ रंगों का 
“-बविध (वि०) विविध प्रकार का, तरह तरह का 
बहुविध,--विधम्‌ (अव्य०) विविध रीति से । 


नानांद्र: | ननांद--अण | ननद का पुत्र । 

नांत (वि०) [ न० ब० ] अन्तरहित, अनन्त । 

नांतरोयक (वि०) | न अन्तराविनाभवः--अन्तरा --छ, 
+कन्‌ | जो अलग न किया जा सके, अनिवाय॑ रूप 
से जुड़ा हुआ । 

नांत्रम | नम्‌-+ष्ट्रन | प्रशंसा, स्तुति । 

नांदिकरः, नांदिन्‌ (पुं०) [ नान्‍दी करोति-कृ- ट, हृस्व 
नन्‍्द्‌--णिनि | नांदी पाठ करने वाला, (नाटक के 
आरम्भ म॑ मांगलिक वचन बोलने वाला) । 


नांदी | नन्दन्ति देवा अच्र नन्‍्द्‌ --घज्ण , पृषो० वृद्धि, ठीप | 
. हुए, संतोष, खशी - 2. समद्धि 3. धर्मानष्ठान के 
आरम्भ म॑ देवस्तुति 4. विशेषकर, नाटक के आरम्भ 
में मंगलाचरण के रूप मे आशीर्वादात्मक इलोक या 
इलोकों का पाठ, स्वस्त्ययन---आशीवंचनसंय क्ता नित्य 
यस्मात्प्रयुज्यते, देवद्विजनपादीनां तस्मान्नांदीति संज्ञिता 
या--देवद्विजन॒पादीनामाशी व चनप॒विका, नंदंति देवता 
यस्यां तस्मान्तान्दीति कीतचिता । सम०-- कर: दे० 
नांदिन्‌ू --निनाद: हर्षंनाद--महावी० २।४,--- पट 
कुए का ढक्‍कन--सुस्ध (वि०) (दिवंगत पव्॑ज या 
पितर) जिनके लिए नांदीमख श्राद्ध किया जाय 
(-खम) श्राद्धम्‌ पितरों की पृण्यस्मति में किया 
जाने वाला श्राद्ध, विवाह आदि शभ उत्सवों से परे 
को जान वाली आरंभिक स्तुति (खः) कयें का ढक्‍कन 
+“वादिन (पु०) . नाटक में मंगलाचरण के रूप 
मे नान्‍दी पाठ करने वाला 2. ढोल बजाने वाला, 
“शआद्धम्‌ दे० ऊपर 'नांदीमुखम्‌ । 


( ५१८ ) 


नापित: [ न आप्नोति सरलताम--न +-आप -- तन्‌, इट | 


नाई, हजामत बनाने वाला“पंच० ५११। सम० 


“जाला नाई की दुकान, क्षोरगह, वह स्थान जहाँ. 


हजामत होती हो । 


नापिप्यम [ नापित-+-ष्यञ्य | नाई का व्यवसाय । 
नाभि: (पुं०, स्त्री०) [| नह +-इज्ण 


भव्चान्तदेश: | संडी 


| 
| 
' 
| 
। 
। 
" 
] 
| 


--गंगावर्तंसनाभिर्नाभि:-दश ० २, निम्ननाभि:-मेघ० _ 


८३, रघ० ६।५२, मेघ० २८ 2. नाभि के समान गत 
-(पं०) . पहिए की नाह पंच० १।८१ 2. केन्द्र 


किरणबिन्दु, मुख्य बिंदु 3. मख्य, अग्रणी, प्रधान 


-+ऊत्स्यनाभिनृपमंडलस्य--रघ्‌ ० १८।२० 4. निकट 
की रिब्तेदारी, बिरादरी, (जाति आदि) का सम्‌दाय 
जसा कि 'सनाभि' में 5. सर्वोपरि प्रभु--रघु ० ९।१६ 
6. निकटसंबंधी 7. क्षत्रिय 8. जन्मभू मि,--भिः (स्त्री० ) 
के... 
कस्त्री (अर्थात्‌ मगनाभि) (विश० बहु० समास के 
अन्त में प्रयकक्‍त “नाभि शब्द बदल कर 'नाभ बन 
जाता हूँ) ज॑ंसा कि 'पद्मनाभः में) । सम०-- आवतं 
नाभि का गते,---ज४ -- जन्मन (१० )- भू: ब्रह्ममा के 
विशेषण,-- नाडी,--नालन्‌ . नाभिरज्जु, जन्मरज्ज्‌ . 


नाम भूत्वा--दश० १३०, इसी प्रकार 'भीतो नामाव- 
प्लत्य १०४, मानों भयभीत होकर--परिश्रमं नाम 
विनीय च क्षणम-- कु० ५१३२ 6. (लोट लकार के 
साथ) माना कि, यद्यपि, हो सकता हे, अच्छा--- 
तख्ूवतु नाम शोकावेगायजकाठ ३०८ करोतु नाम 
नीतिज्ञो व्यवसायमितस्तत:--हि० २।१४, यद्यपि 
वह स्वयं प्रयल कर सकता हूँ, इसी प्रकार--मा० 
१०।७, श० ५॥१८ 7. आइचय--अंधो नाम परव॑त- 
मारोहति--गण० 8, रोष या निदा--ममापि नाम 
दशा[ननस्य परे: परिभव:--गण ०, (यह वाक्य निदा- 
सूचक भी हो सकता हे), कि नाम विस्फुरं शस्त्राणि- 
उत्तर ० ४, ममापि नाम सत्त्वेरभिभयते गृहा:-- श० 
६; नाम शब्द प्राय: प्रशत वाचक सर्वंनाम. तथा उससे 
व्यत्पन्न कथम' 'कदा आदि अन्य शब्दों के साथ 
प्रयकत होकर निम्नलिखित अथ्थ प्रकट करता हैं--- 
संभवत: “निस्सन्देह, “में जानना चाहँगा--अथि 
कथं नामतत्‌--उत्तर० ६, को नाम राज्ञां प्रिय:--- 
पंच० १।१४६, को नाम पाकाभिमखस्य जंतुद्गोॉराणि 
देवस्य पिधातुमीष्ट--उत्तर ० ७।४ । 


नामन्‌ (नपुं०) [म्तायते अभ्यस्यते नम्यते अभिधीयते 
अर्थाञ्निेन वा म्ना-+ मनित्‌ नि० साध:] . नाम 
अभिघान, वेधक्तिक नाम (विप० गोत्रम) किन 
नामतदस्या:--मुद्रा ० १, नाम ग्रह संबोधित करना 
या नाम लेकर बुलाना, नामग्राहमरोदीत्सा भदिट॒० 
५।५, नाम कू या दा, नाम्ना या नामतः क नाम 


नाल 2. नाभि का विदारण । 

नाभिल (धि०) | नाभिरस्त्यस्य--लच्‌ ] नाभि से संबद्ध, 
या नाभि से आने वाला । 

नाभोलम्‌ | नाभि+गीषब्‌--ला-|-क ] . नाभि का गर्त 
2. पीडा, 3. विदीर्ण नाभि । 

नाम्य (वि०) | नाभि-+-यत्‌ ] नाभि से संबंध रखने वाला 


नाभि से आने वाला, नाभि म॑ रहने वाला, नाल से 
जड़ा हुआ,--म्यः शिव का विशेषण । 


नाम (अव्य०) [| नम्‌+णिच्‌---ड ] निम्तांकित अर्था में 


प्रयकत होने वाला अव्यय---4. नामधारी, नामक, नाम 
से--हिमालयो नाम नगाधिराज:--कु० १, तन्‍नन्दिनी 
सुवत्तां नाम--दश० ७ 2. निससन्देह, निश्चय ही, 
सचमच, वास्तव में, यथार्थ में, अवश्य, वस्तुत:--मया 
नाम जितम--वेणी ० २।१७, विनीतवेषण प्रवेष्टव्यानि 
तपोवनानि नाम--श ० १, आश्वासितस्थ मम नाम 
>>विक्रम० ५११६, जब कि में जरा आइशवस्त हुआ 
3. संभवतः:, कदाचित्‌-प्राय: मा के साथ अय 
पदशब्द इव मा नाम रक्षिण:--मच्छ० ३, कदावित 
(परन्तु मुझे आश। नहीं) रखवालों का--मा नाम 
अकाय कुर्यात्‌- मच्छ ० ४ 4. संभावना--तवँव 
नामास्त्रगति: - कु० ३।१९, त्वया नाम मुनि विमान्य: 
-श० ५१९, क्या ग्रह संभव हूँ (निदात्मक ढंग से), 
इसका प्रयोग “अपि' के साथ बहुघा निम्नांकित अर्थ 
में होता हँ--मिरी इच्छा हे 'क्या ही अच्छा हो' 
क्या यह सभव हू कि आदि, दे० “अपि' के अन्तगंत 
5. झूठमूठ का काय, बहाना (अलीक), कार्तातिकों 


रखना, पुकारना, नाम लेकर बुलाना --चकार नाम्ना 
रघुमात्मसंभवम्‌ रघ० ३।२१, ५।३६, तौ कुशछवो 
चकार किल नामत:--१५।२२ चंद्रापीड इति नाम 
चक्रे-का० ७४, मातरं नामतः पच्छेयम्‌ श० ७ 
2. केवल नाम- संतप्तायसि संस्थितस्य पयसों 
नामापि न ज्ञायते--भत ० २।६७, 'नाम भी नहीं 
अर्थात्‌ कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता हैं आदि 
3. (व्या० में) संज्ञा, नाम (बिष० आखूु्यात ) तन्नाम 
यनाभिदधाति सत्त्वं-या-सत्त्वप्रधानामि नामानि-- 
निरु० 4. शब्द, नाम, समानाथंक शब्द-इति वृक्ष 
नामानि 5. सामग्री (विप० गण)। सम०--अंक 
(वि०) नाम से चिहल्नित---रघु० १२।१०३,- -अनु- 


शासनम्‌, -- अभिधानम्‌ 4. किसी के नाम की घोषणा 
करना 2. शब्द संग्रह, शब्दकोष,-- अपराध: (किसी 


प्रतिष्ठित व्यक्ति को ) नाम लेकर गाली देना, नाम 
लेकर बुलाना अर्थात्‌ तिरस्कार करना,--आवलो 
किसी देवता की) नाम-सूची,--करणम्‌,---कर्म न्‌ 
(नपुं०)) 4. नाम रखना, जन्म होने के परचात्‌ 
बालक का नामकरण करना 2. नाम मात्र का अन- 
बंघ,--ग्रह: नामोल्लेख करना, नाम लेकर संबोधित 


( ५१९ ) 


करना, नामोच्चारण, नाम याद करना--पुण्यानि 
नामग्रहणान्यपि महामनीनाम्‌--४ ३, मन्‌० ८।२७१, 
रघ० ७।४१,--त्याग: नाम छोड़ना,--स्वनामत्याग 
करोमि पंच० १, “मे अपना नाम छोड़ दंगा ,--धातु 
नाम क्रिया, नाम धातु (जैसे पार्थायते, वृषस्यति 
आदि ),- घारक,---धातिन्‌ (वि०) नाम मात्र रखने 
वाला, नाम मात्र का, नाममात्र --पंच० २॥८४,-- 
धेयम नाम, अभिघान,--वनज्योत्स्नेति कृतनामधेथा 
हा० १, कि नामधंया सा-मालवि० ४, रघ० १।४५, 
१०।६७, ११।८, मन० २।३०,-निदंद: नाम से 
संकेत--मात्र (वि०) केवल नामधारी, नाममात्र 
का, नाम के लिए, पंच० १।७७, २।८६,- माला, 
संग्रहहः नामों को सूची, (संज्ञाओं की) शब्दावलो 
--मद्रा मोहर लगाने को अंगठो, नामांकित अँगठी--- 
उभे नाममद्राक्षराण्यनवाच्य परस्परमवलोकयत: -- 
श० १,--लिगम संज्ञाओं का लिग अनुशासनम संज्ञा 
शब्दों के लिगों को नियमावली,--बजित (वि०) 
4. ताम रहित 2. मे, बेवकफ,--वाचक (वि०) 
नाम बतलाने वाला (कम ) व्यक्ति वाचक संज्ञा - 
शेष (वि०) जिसका केवल नाम ही बाकी रह गया हो, 

जिसका नाम ही जीवित हो, स्वर्गीय--उत्तर ० २।६ । 
नामि: [नम्‌+-इञ्य_] विष्णु की उपाधि । 


तासित (वि०) [नम्‌+णिच्‌ --क्त| झुका हुआ, विनम्र, 
विनीत । 

नाम्थय (वि०) [नम्‌-+णिच -क्त] रूचकदार, लचीला, 
लचकोला । 

ताय: [नो-+घजञ्म ] . नेता, मार्ग दर्शक 2. मार्ग दिख- 
लाने वाला, निर्दशक 3. नीति 4. उपाय, तरकीब । 

नायक: | नी-]-ण्वल | 4. मागदशंक, अग्रणी, संवाहक 2 
मुख्य, स्वामी, प्रधान, प्रभ॒ 3. गण्यमान्य या प्रवान 
पुरुष, पूज्य ब्यक्ति---सेनानायक: आदि 4. सेनानायक 
सेनापति 5. (अलं० शा० में) नाटक या काव्य का 
तायक, (सा० द० के अनुसार नायक चार प्रकार के 

>पीरोदात्त, घीरोद्ध।, घीरललित और धीर- 

प्रशान्त, इन चारों के कुछ अवान्तरभंद होने के 
कारण नायक के भंद संख्या में ४० होते हैं, सा० द० 
६४७५, रागमंजरी केवल तीन भेदों का (पति, उप- 
पति और वशिक ९५।११० उल्लेख करती हैं) 
हार के बीच का मुख्य मणि 7. निदर्शन या मुख्य 
उदाहरण-दहशते स्त्रीष नायका:। सम०-अधिप 
राजा, प्रभ । 

नायिका [ नायकर-+टाप्‌, इत्वम | ॥. स्वामिनी 2. पत्मी 

किसी काव्य या नाटक की नाथिका (सा० द० 

के अनुसार नायिका के तीन भेद हं-स्वा या स्टीया 
अन्या या परकीया तथा साधारण स्त्री आगे वर्गीकरण 


नल णिं॑ा आओ 5 3 नल न किन, पीला कप मी र|- पान» » ािाााा एयर सनक एक ९६९०७०७००७५८-::.]] धरे) एस ककततपन9५प जम 7का ए---”८- जा बलइाक 5९३६२ ६525४:- < व--न्पूए- कपल मिड न्‍्ा 
|] 


के लिए दे० सा० द० ९७--११२, और रसमं० 
३---९४, तु० “अन्यस्त्री भो) 

नार: [ नर- अण ] जल (स्त्री० भी -तु० मन्‌० १। 
१०)--रम्‌ मनृष्यों की भीड़ या सम्मद । सम० 

जीवनम्‌ सोना । 

नारक (वि०) (स्त्री०-की) | नरक--अण्‌ ] नारकौय, 
नरकसंबंधी, दोजखी,-- कः 4. नारकीय प्रदेश, दोजख 
नरकवासी । 

नारकिक, नारकिनू, नारकीय (वि०) [ नरक -+-ठक, 
इनि, छ वा ] . नरक का, दोजखी 2. नरक या 
दोजख में रहने वाला । 

नारंग:ः [ नृ+अंगच्‌, वद्धि | :. संतरे का पेड़ 2. लुच्चा, 
लम्पट 3. जीवित प्राणी 4. यूग्गल,--गम्‌, -- गकम 
.. संतरे, सद्योमं डित मत्तहणचिबुकप्रस्पधिनारंगकम्‌ 
2. गाजर । 

नारद: [| नरस्य धर्मो नार, तत्‌ ददाति--दा+क | 
प्रसिद्ध देवषि का का नाम, दिव्य ऋषि, सन्त महात्मा 
जिसने देवत्व प्राप्त किया | देवर्षि नारद ब्रह्मा के दस 
मानस पुत्रों में से एक हैं जो उसको जंघा से उत्पन्न 
हुए, यह वेदों के संदेशवाहक के रूप में चित्रित किया 
गया हे जो मनष्यों को देवों का संदेश देते तथा 
मनष्यों का संदेश देवों तक पहंंचाते थे। यह देवता 
और मनष्यों में कलह के बीज बोन के कारण 'कलि- 
प्रियः कहलाते थे, कहा जाता ह कि “वीणा का 
आविष्कार इन्होंने ही किया था, यह एक आचार- 
संहिता के भी प्रणंता ह जिसका नाम इन्हीं के नाम 
पर नारद-स्मति' हू |। 


नाररसह (वि०) [ नरसिह+अण्‌ ] नरसिंह से संबंध 


रखने वाला, --ह: विष्णु का विशेषण । 

नाराचः | नरान आचमति--आ-+-चम्‌ +- डस्वाथ अण्‌ 
नारम्‌ आचामति वा तारा० ]. लोहे का बाण, 
तत्र नाराचदुदिने-- रघु० ४॥४१ 2. बाण--कनक- 
नाराचपरंपराभिरिव--का ० ५७ 3. जल हाथी । 

नाराचिका, भनाराची नाराच-+हन्‌+टापू, नाराच-- 
अच्‌ +डीब _] सुनार को तराजू, (कसौटी रूपी 
तराज ) 

नारायणः | नारा अयनं॑ यस्य ब०स० | . विष्ण की 
उपाधि (मन० १।१० में इसकी व्यत्पत्ति यह दी ह 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो व नरसूनवः:, ता यद- 
स्पायनं पूवे तेव नारायण: स्मृत एक प्राचीन 
ऋषि का नाम जो 'नर के साथी थे तथा जिन्होंने 
अपनी जंघा से उवशी को पंदा किया--तु० उरुद्धवा 
नरसखस्यथ मने: सुरस्त्री--विक्रम० १॥२, दे० 'नर- 
नारायणं 'नर के अन्तगंत--णी 4. धन की देवी 
लक्ष्मी का विशेषण 2. दुर्गा का विशेषण । 


( ५२० ) 


नारीकेरः.---लछ; | किल-+घछ्न --केल:, नार्या: केल 
““प० त०, पषों० हस्वः, अथवा नल-/इण्‌ लस्य 


र:ल्‍-नारि, केन जलेन इलति--इल--क कमं० 


स० | 
सुहृज्जना:--हि० १।९४ 
(नारिकेलि-- ली, नारिकेर-- छल, नाडि (डी) केर 
नालिकेर, नालिकेलि--- ली ) भी लिखा जाता हूं । 

नारो [ नुनर वा जाती डीष नि० ] ै. स्त्री,--अथत 
पुरुषों नारी या नारी साथत: पुमानू--म॒च्छ ० ३।२७। 
सम ०-- तरंगकः 4. जार, उपपति 2. लम्पट,---दृषणम 
स्‍त्री का दुग्येसन (वे हं--पानं दुजनसंसगं: पत्या च 
विरही&टनम, स्वप्नोःत्यगृहवासइच नारीणां दृषणानि 
पट--मन ० ९।१३,-- प्रसंग: कामासक्ति, लम्पटता 
-- रत्नम्‌ स्त्री रत्न, अ्रष्ठ स्त्री । 


आल [ नारीणामड्रमिव शोमनमंगं यस्य ] संतरे का 

ड्। 

नाल (वि०) [ नलस्येवम्‌--अण्‌ ] नरकुल का बना हुआ 
“लम् 4. पोला डंठल, विशेष कर कमल की डंडी 
विकचकमल: स्निग्धंड्यनाल:--मेघ० ७६, रघु० 
६।१३, कु० ७।८९, (पूं० भी इस अथ मे) 2. शरीर 
की नलिकाकार वाहिनी, धमनी 3. हरतार 4. मूठ 
दस्का--- ल; नहर, नालो । 

नालंबी (स्त्री०) शिव की वीणा । 

नाला [ नल+ण-+टाप्‌ ] पोला डंठल, विशेषकर कमल 
नाल । 

नालि,, जली (स्त्री०)) [नल-+णिच्‌-+इन, नालि-+ 
डोीष |। शरीर की नलिकाकार वाहिनी, थधमनी 2 
पोलाइंठडल, विशेषकर कमलनाल, 3. २४ घंटे का 
समय, घड़ी 4. हाथी के कानों को बींधने का 
उपकरण 5. नहर, नाभी 6. कमलफल । 


नालिक: [नलमेव नालमस्त्यस्य ठन्‌] भेसा--का . कमल 
की डंडी 2. नली 3. हाथी का कान बींघने का 
उपकरण, --कम 4. कमल का फूल 2. एक प्रकार का 
फूंक से बजन वाला वाद्ययंत्र, बांसुरी । 

नालिकेर, नालिकेलि--लो दे० नारिकेर आदि । 

नालीक: [नाल्यां कायति--क-+क तारा०] 4. बाण 2 
भाला, नेज़ा 3. कमरू 4. कमल की रेशेदार डंडी 5 
कमल के फूलों का रशेदार डंठल । 

नालीकिनी [नालीक--इनि--डछीप्‌ | 4. कमरू फूलों का 
गृच्छा, सम॒ह 2. कमलों का सरोवर । 

नाविक: [नावा तरति--ठन्‌ |] जहाज़ का कर्णघार, चालक 
- अख्यात्तिरिति ते कृष्ण मग्ता नौर्नाविके त्वयि 
नाविकपुरुषे न विश्वास:--महा० 2. पौतवाहक 
मल्लाह 3. नौयात्री । 

नादिन (षुृ०) [नौ--इनि] केवल, मल्लाह । 


नारियक--नारिकेलसमाकारा दृश्यंते हि 


(यह शब्द इस प्रकार 


नाव्य (वि०) [नावा ताय॑ नौ+यत्‌] 4. जहाँ किश्ती या 
जहाज से जाया जा सके, (नदी आदि ) जिसमें जहाज 
चलाया जा सके -नाव्याः सुप्रतरा नदीः--रघु० 
४।३ १, नाव्य पयः केचिदत्तारिषमभंज:---शि० १२।७६ 
2. प्रशंसा के योग्य--व्यम नयापन, नतनता । 

नाह: [नश-+घज्ा |] त. ओझल होना-गता नाश तारा 
उपकृत मसाघाधिव जन--मच्छ ० ५।२५ 2. भग्नाशा 
घ्वंस, वर्नादी, हानि--भग० २।४० रघ० ८।८८ 
१२।६७, इसी प्रकार वित्त" बद्धि 3. मृत्यु 4 
मसीबत, संकट 5. परिहार, परित्याग 6. भगदड़, 
पलायन । 

नाशक (वि० 
करन वाला । 


नाशन (वि०) 


[नश्‌+णिच्‌-+ण्वल)] विध्वंसक, नाश 


(स्त्री०--नी) [नश्‌-+णिच्‌ --ल्यट | 
नष्ट करने वाला, नाश कराने वाला, हटाने वाला 
(समास में )-- नम्‌ . विध्वंस, बर्बादी 2. दूर हटाना, 
दूर॒ कर देना, बाहर निकाल देना 4. नष्ट होना, 

मत्य । 

नाशिन (वि०) (स्त्री--नी) [नश-+णिन्रि] . विध्वंसक 
नाश करन वाला, हटाने वाला 2. नष्ट करने वाला 
नष्ट होने योग्य--भग० २।१८ मन ० ८।१८५ । 

नाष्टिक: [नष्ट -- ठल्त ] खोई हुई वस्तु का स्घथामी । 

नासा [नास--अ+टाप्‌ |] 4. नाक--स्फ्रदध रनासापुटतया 
-“उत्तर० १।२९, भग० ५१२६ 2. हाथी की सूंड 
3. दरवाज की चौंखट की ऊपर की लकड़ी । सम्‌० 
अग्रम॒ नाक का अग्रभाग, मा० १।१,--छिद्वम्‌, -- 
रन्धम,-विवरम्‌ नथुनां,-- दाद (तपुं०) दरवाजे को 
चौखट की ऊपर बाली लकडी,-- परिस्राव: नाक का 
बहना, सर्दी लंगना,---पुट:,-पुटम नथना,-- वंशः नाक 
की हड॒डी,--ल्लावः सर्दो से नाक का बहना । 


नासिकंघय (वि०) [नासिका-+-ध-+-खश, मम, हस्वश्च | 
नाक के द्वारा पीने वाला । 

नासिका [तास्‌+ण्वुल --टाप्‌, इत्वम्‌ ] ताक, दे० नासा । 
सम ० -मलः नाक से निकलने वाला इलेष्मा । 

नासिक्य (वि०) [नासिका --ण्यच्‌ ] . अनुनासिक 2. नाक 
में होने वाला,--क्यः अनुनासिक ध्वनि,-क्यम नाक । 

नासी रम्‌ [तासाय ईते--ईर्‌-- क तारा० ] सेना के सामने 
आगे बढ़ना या लड़ना-- रः 4. (सेना का) अग्रभाग 
--नासीरचरयोभंटयोः महावी० ६, ने० १६८ 2. 
सेना की पंक्ति के आग चलन वाला योद्धा । 

मास्ति (अव्य०) [न-+अस्ति] 'यह नहीं है” अनस्तित्व, 
ज॑सा कि 'नास्तिक्षीरा' में। सम०--वादः सर्वोपरि 
शासक या परमात्मा का अनस्तित्व' सिद्धांत, नास्ति- 
कता, अनास्था--बौद्धणव सववंदा नास्तिवादशरेण 
--का० ४९ |] 


( ५२१ ) 


नास्तिक (वि०) [नास्ति परछोक: तत्साक्षीश्वरों वा इति 
मतिरस्य--ठन्‌ | या--कः अनीह्वरवादी, अविश्वासी 
जो वेदों की प्रामाणिकता, पुनजंन्म और परमात्मा या 
विश्व के विधाता के अस्तित्व में घिश्वास नहीं रखता 
हं--शि० १६।७ मन्‌० २।११, १।२२ | 

नास्तिक्यम [नास्तिक--ष्गणा | नास्तिकता, अनास्था 
पाखंडधम । 

नास्तिक: (१०) आम का वक्ष । 

नास्यम [नासा+यत्‌| नाक को रस्सी, चाल बल की 
नकेल । 

नाह: [नह-- घञ_] . बंधन, निमग्नह 2. फंदा, जाल 3 
मलावरोध, कोष्ठबद्धता । 

नाहुष:,--पिः [ नह॒षस्थापत्यम्‌ू-- नहुष-+-अण, इण्‌ वा] 
याति राजा की उपाधि । 

नि (अब्य०) [नी+डि] (प्रायः संज्ञा या क्रिया के पूर्व 
उपसगे के रूप में प्रयकक्‍त होता हैं, क्रिया विशेष या 
संवंधबोधक अव्ययें के रूप में बिरल प्रयोग), गण० 
के अनसार, इस छब्द के निम्नांकित अथ ह-- 
निचान, नीचे की ओर गति--निपत्‌ निषद्‌ 2. सम ह, 
या संग्रह, निकर, निकाय 3. तीब्रता--निकाम, 
मनिगृहीत 4. हुक्म, आदेश, निदेश 5. सातत्य, स्थायित्व 
--निविज्यते 6. कुशलतानिपुण 7. नियन्त्रण, निग्रह, 
निबंध 8. सम्मिलन (में, अन्त्गंत) निपीतमदकम्‌ 
9. सानह्निध्य, सामोण्प--निकष”“१0. अपमान, बुराई 
हानि +निकृति, निकार . . दिखलावा, निदशन 
2. विश्राम, निवृत्ति 43. आश्रय, शरण ै4. सन्देह 
5. निश्चय ॥6. पुष्टीकरण 47. (दुर्गादास के 
अनुसार ) फेंकना, देना आदि | 

निःक्षेपः [ निर--क्षिप्‌ -- घञा | 4. फंकना, भेज देना 
2. व्यय करना । 

नि:श्रयणो, निःश्रेणि: (स्त्री०) [ निःनिदिचतं श्रीयते आजी- 
यते अनया निर+श्रि-ल्युटू+डछीपू, निश्चिता श्रेणि: 
सोपानपंक्ति: यत्र ब० स० | सीढ़ी, जीना-रघु० 
११।१०० । 

नि:शवास:, निरशवास: | निर-+ह्वस्‌--घछठ्ा ] 4. सांस 
बाहर निकालना, बहि:श्वसन 2. आह भरना, छम्बा 
साँस लेना, इवास लेना । 

निःसरणम्‌ [ निर--स +ल्यट्‌ | . बाहर जाना, बहिगेमन 
2. तिकास, द्वार, दरवाजा 3. महाप्रयाण, मृत्यु 
4. उपाय, तरकीब, उपचार 5. मोक्ष । 

निः:सह (वि०) [ निर+सह खल ] सहन करने या रोकने 
के अयोग्य, असह्य 2. निःशक्त, बलहीन, हतोत्साह, 
म्लान, श्रान्त, अथि विरम निःसहासि जाता--म।० २, 
इसी प्रकार मा० २, ७, उत्तर० ३ 3. असहनीय, 
सहा न जा सके, अनिवाय । 


पु 


जो 


निःसारणम [निर+स+णिच-ल्यूट्‌ ] 4. निष्कासन, 
निकाल बाहर करना 2. घर से निकलने का मार्ग, 
द्वार, दरवाजा । 

निःख्रवः [ निर-+ सत्र अप | शेष, बचत, फाल्तू । 

निःख्ावः [ निर+स्तु ] 4. व्यय, खर्चे करना, अथंव्यय 
2. चावलों का मांड । 

निकट (वि०) [ नि समीपे कटति नि+कट्‌ -- अच्‌ | नज- 
दीकी, समीपस्थ, अद्रस्थ, आसनन्‍्न,---2:,--टस समीप्य 
(“नजदीक पास 'समीप' अर्थों को क्रिया विशेषण के 
रूप में प्रकट करने के लिए “निकटे प्रयक्‍त होता हं-- 
वहति निकटे कालस्रोत: समस्त भया वहम-शा० ३॥२) 


निकरः [ नि+क-अच्‌, अप वा ] 4. ढेर, चढ़ा 2. झुण्ड 
समच्चय, संग्रह--पपात स्वेदांबग्रसर इव हषश्रवनिकर 
>गीत्त> ११, शि० ४॥५८, ऋतु० ६।१८ 3. गठरी 
4. रस, सार, सत 5. उपयुक्त उपहार, दक्षिण 6. निधि, 
खजाना । 

निकर्ततम | नि+क्ृत--ल्यट | काट डालना | 

निकर्षणम्‌ [| नि+क्ृष्‌---ल्यूट | विश्राम या बिहार के लिए 
खुला स्थान, नगर में या नगर के निकट खेल का 
मंदाव 2. दालान 3. पड़ोस 4. जमीन का टकड़ी जो 
अभी जोता न गया हो । 


निकषः [नि+कष्‌--घ, अच्‌ वा] . कसौटी, निकष-प्रस्तर, 

निकर्ष हेमरेखेव--रघु० १७४६, महाघी० १।४ 

2. (आलं०) कसौटी का काम देने वाली कोई वस्तु, 

पर दपंनिकषस्तव चन्द्रकेत:--उत्तर ० 

५।१०, आदश: शिक्षितानां सुचरितरनिकष:-- मृच्छ ० 

१।४८, दश० १, का० ४४ 3. कसौटी पर बनी सोने 

की रेखा - कनकतिकषरुचिशचिवसनेन दवसिति न सा 

हरिजनहसनेन--गीत ० ७, कनकनिकषस्निग्धा विद्य- 

त्प्रिया न ममोवशी--विक्रम ० ४४१, ५।१९। सम० 

--उपल:,- ग्रावन्‌ (पुं०),--पाषाण: कसौटो निकष- 

प्रस्तर--तत्प्रेमहेमनिकषोपछतां तनोति--गीत० ११, 

तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपद--हि० १।२१०, २।८० । 

निकषा [नि+कष्‌-+-अच्‌ | टाप्‌ ) . रावण आदि राक्षसों 

को माता, (अव्य ०) 2. निकट, अदृर, समीप, पास 

(कर्मं० के साथ--निकषा सौधभित्तिम्‌-दश ०, 

विलध्य लंकां निकपषा हनिष्यति--शि० १।६८ | सम० 
--आत्मज: राक्षस ! 

निकाम (वि०) [ नि+कम्‌-|-धज्ण ] 4. पुष्कल, विपुल, 

हुल--निकामजलां स्रोतोवहां--श०. ६१६, 

2. इच्छूक ---म:,--मसभ् कामना, चाह, (अव्य० ) 

. यथेच्छ, इच्छा के अनसार 2. आत्मसंतोषार्थ, मन- 

भर कर, रात्रौ निकाम शयितव्यमपि नास्ति--श० २, 

'में रात्रि को भी आराम से नहीं सो पाता 3. अत्यंत, 

अत्यधिक--निकामं क्षामांगी--मा० २।३, (इसके 


( ५२२ ) 


अन्तिम 'म्‌' का लोप करके, इसे समास के प्रथमखण्ड : 


के रूप में भी बहुधा प्रयुक्त किया जाता है निकाम- 
निरंकुश:--गीत ० ७, कु० ५।१२३, शि० ४॥५४ । 

निकायः | नि+चि--घजा , कुत्वम्‌ ] 4. ढेर, संघटन, 
श्रेणी, समुच्चय, झुण्ड, समह, महावी० १॥५० 
2. सत्संग या विद्वत्सभा, विद्यालय धामिक परिषद्‌ 
3. घर, आवास, निवास-स्थरलू-कशी निकाय: आदि 
4. शरोर 5. उहेश्य, चांदमारी, निशाना 6. परमात्मा । 

निकाय्यः [| नि+चि+पण्यत्‌ू, नि० | निवास, आवास, 
घर--न प्रणाय्यो जनः कच्चिन्निकाय्यं तेइधितिष्ठति- 
भद्वि० ६६६ । 

निकारः [ नि+कृ+घज ] . अनाज फटकना 2. ऊपर 
उठाना 3. वध, हत्या 4. अनादर, ताबेदारी 
5. अवज्ञा, क्षति, अनिष्ट, अपराध; तीणो निकारा- 
णंव:--वेणी ० ६।४३, ४४६ 6. गाली, बुरा भला 
कहना, अवमान 7. दुृष्टता, द्वेष 8. विरोध, वचन 
विरोध । द 

निकारणम्‌ [ नि-+ऊक#-+णिच्‌-+ल्यूद ] वध, हत्या । 

निकाश:,-सः [ नि+काश्‌ (स)-घछा | 4. दर्शन, 
दृष्टि 2. क्षितिज 3. सामीप्य, पड़ौस 4. समानता, 
समरूपता (समास के अन्त में) मा० ५।१३ । 

निकाषः [ नि | कष्‌+-घरा ] खुरचना, रगड़ना--कि० 
७।६ । 

निकुचनः [ नि+कुंच +ल्यूुट | एक तोल जो १।४ कुदव 
के बराबर ह (आठ तोले के बराबर तोल ) । 

निकुंजः-जम्‌ [ नि--कु+-जन्‌-+-ड, पृषो० | रूतामण्डप, 
लतागृह, कुंज पर्णशाला--यमनाती रवानी रनिकुजे 
मंदमास्थितम्‌ >गीत० ४॥२, ११, ऋतु ० १।२३ । 

निकुम्भ: [ नि+कुम्भू+-अच्‌ | . शिव के एक अनुचर 


का नाम-- रघु० २।३५ 2. सुन्द और उपसुन्द के 


- पिता का नाम । े 
निकुरं (रु) बम्‌ [नि-+कुर्‌+अम्बच्‌, उम्बच वा ] झुंड, 
संग्रह, पुंग, सम्‌॒च्चप--लतानिकुरंबम्‌--गीत० ११, 
किरण” आन० २०, चिकुर ४३ । 


मिकुलोीनिका [| नि+कुलीन--कन्‌ -- टाप्‌, इत्वम | अपने 
कुल की विशेष कला, खांदानी हनर, जो जन्म से 
मनुष्य को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, किसी 
घराने की परंपरागत विशेष कला या दस्तकारी । 

निकृत (भू० क० कृ०) [नि-+हकहृ+कक्‍्त | . विजित, 
निरुत्साहित, दीन 2. तिरस्कृत, क्षुब्ध--उत्तर ० ६।१४ 
3. प्रवंचित, घोखा खाया हुआ 4. हटाया हुआ 
5. कष्टग्रस्त, क्षतिग्रस्त 6. दुष्ट, बेईमान 7. अधम, 
नीच, कमीना । 

निकृति: (वि०) [| नि--क-- क्तिन्‌ अधम, बेईमान, दुष्ट 
(स्त्री०--ति:) 4. अधमपना, दुष्टता 2. बेईमानी, 


#-+ "जा गा "गाया सरलााााा...-ीहा+यम्गाला गा गाय... ध..ध.. शा... 0 शा 


का. "जाया “पूनम. "नर. अर... आम हि धाा.....".....ततनपा "गाना नाम 


जालसाज़ी, धोखा--अनिक्ृृतिनिपुणं ते चेष्टितं मान- 
शौण्ड--वेणी० ५१२१, कि० ?१।४५ 3. तिरस्कार, 
अपराध, अपमान--मुद्रा ० ४।११ 4. गाली, झिड़की 
5. अस्वीकृति, निराकरण 6. गरीबी, दरिद्वता। 
सम०--प्रज्ञ (वि०) दुष्ट, दुर्मना | 

निकंतन (वि०)--नी) [मि-+-कृत्‌--ल्युट| काट डालना, 
नष्ट करना, विरहिनिकंतनं क्ृतमुखाकृतिकेतकिदंतुरि- 
ताशे (वसंते)--गीत० ११--नम् काटना, काट 
डालना, नष्ट करना 2. काटने का उपकरण, एकेन 
तखकतनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञातं स्थयात्‌ू- शारी० । 

निकृष्ट (वि०) [नि-+कृष--कक्‍्त | 4. नीच, अधम, 
कमीना 2. जातिबहिष्कृत, घृणित 3. गंवारू, देहाती । 

निकेत: | निकेतति निवसति अस्मिन्‌- नि-- कित्‌ -+घज्म_] 
घर, आवास, भवन, आलय--श्वितगोकर्णनिकेतमी- 
रवरम्-- रघु० ८।३३, १४।५८, भग० १२।१९, कु० 
+५।२५, मन्‌ ० ६।२३, शि० '५।२६ । 

निकेतन: | नि+क्रित्‌+ ल्यूट्‌ ] प्याज़-- नम भवन, घर, 
आल्य, सिजानां मंजुमंजीरं प्रविवेश निकेतनम्‌-- गीत० 
११, मनु० ६।२६,११।१२८, कि० १।१६ । 

निकोचनम्‌ | नि--कुच्‌-+ल्यूट्‌ | सिकुड़न, सिमटन । 

निक्‍्वण:, निक्‍वाण: [ नि-+क्व्रण-- अप, घव्य वा] 
. संगीतस्वर 2. ध्वनि, स्वर । 

निक्षा [ निक्षु+अ-टाप्‌ | जूं का अंडा, लीख (लिक्षा' 
का अशद्ध रूप) 

निक्षिप्त (भू० क० कृ०) [नि-+-क्षिप-+क्त | . फेंका 
हुआ, डाला हुआ, रकखा हुआ 2. जमा किया हुआ, 
न्यस्त, धरोहर के रूप में रक्खा हुआ 3. भेजा हुआ, 
पहुंचाया हुआ 4. अस्वीकृत, परित्यक्त । 

निक्षेप [ नि+क्षिप-+घजा | 4. फेंकना, डालना (कमे० 
के साथ ), अल॑ मान्यान व्याख्यानेष कटाक्षनिक्षेपेण- 
सा० द० २ 2. धरोहर, न्यास, अमानत--पंच० 
१॥१४, मन० ८।४ 3. किसी के भरोसे पर या 
क्षतिपूरति के निमित्त, बिना मोहर लगाये रक्खी हुई 
जमा, खुली घरोहर-समक्ष तु निक्षेपणं निष्षेप: 
>“याज्ञ ० २।६६ पर मिता० 4. भेजना 5. फेंक देना, 
परित्याग करना 6. मिटाना, सुखाना । 

निक्षेपणम्‌ [ नि--क्षिप्‌-- ल्यूट | . डालना, पैरों के नीचे 
रखना कु० १।३३ 2. किसी वस्तु को रखने का 
उपाय । क्‍ 

निखवननम्‌ [ नि-+खन्‌ +-ल्यट्‌ | खोदना, गाड़ना--जैसा 
कि स्थणानिखननन्याय । 

निखरे (वि०) | तितरां खरब: प्रा० स० | ठिगना--बंम्‌ 
दस हज़ार करोड़ । 

निखात (भू० क० कृ०) [नि+खन्‌-+-कक्‍्त | . खोदा 
हुआ, खोदकर निकाला हुआ 2. जमाया हुआ, (खूंटे 


( ५२३ ) 


की भांति) खोदकर गाड़ा हुआ, अन्दर गड़ाया हुआ- 
शल्य. निखातमदहार॒यताम रस्त:--रघ्‌०. ९।७८ 
अष्टादशद्वीपनिखातय प: -- ६।३८, गाढं निश्वात इब मे 
हृदय कटाक्ष:---मा० १॥।२९ 3. गाड़ा हुआ, दफनाया 
हुआ । 

निखिल (वि०) [निवत्त खिल शेब्रो यस्मात ब० स०] 
संपूण, पूरा, समस्त, सब-5्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद 
आत रुक्‍तें मया यत्‌ -मेघ ० ९४। 

निगड (वि०) [नि+-गरू-|-अच्‌ लस्य डः| बेड़ी से बंधा 
हुआ, श्रृंखलित, वृद्धस्यथ निगडस्थ च--मन्‌ ० ४॥२१० 
“ड+, - डम . हाथी के पेरों के लिए लोहे की 
जंजीर, बद्धापराणि परितो निगडान्यलछावीत्‌--शि० 
५।४८, भामि० ४॥२० 2. हथकड़ी, बड़ी । 


निगडित (वि०) [निगड-)-इतच्‌ | हथकड़ी से बंधा हआ, 
बेड़ी से जकड़ा हुआ, श्रृंखलित, बांधा हुआ । 

निगणः [भनिगरण, पथो० साथ: | यज्ञाग्नि का घआँ ! 

निगदः, निगाद: नि+गद्‌+अप, घठञे वा] 4. सस्वर 
पाठ, स्तुति याठ 2. ऊचे स्वर से बोली गई प्रार्थना 
3. भाषण, प्रवचन 4. अथ सीखना - यदघीतमविज्ञातं 
निगदेनव शब्यते--निरु० 5. उल्लेख, उल्लेलीकरण - 
इति निगदेनेव व्याख्यातम ! 

निगदितम [नि- गद-| क्त | प्रवचन, भाषण ! 

निगम: [नि+गम्‌ --घठ्ा ] बेद, वेद का मल पाठ-साढ्च 
साढ़वा साढंति निगमे--पा० ६।३॥।११३, ७।२।६४ 
दिक उद्धरण, वेद का वाक्य तथापि च निगमों 
भवति (निरुक्‍त में बहुधा प्रयुक्त) 3. सहायक ग्रंथ 
उपवेद, वेद भाष्य, मनु० ४॥१९ तथा उसका कुल्ल ० 
भाष्य 4. वेद का विधि वाक्य, ऋषियों के वचन 
5. (शब्द का मूल स्रोत) धातु 6. निश्चय, विश्वास 
7. तक 8. व्यवसाय, व्यापार 9. मंडी, मेला 
0. चलत॑ फिरतें सौदागरों कौ मण्डलो 4. मागे, 
मण्डी का मार्ग 2. नगर । 

निगमतम [नि-|-ग्म+ल्यूट | . वेद का उद्धरण, या 
उद्धत शब्द 2. (तक० में) अनमान-प्रक्रिया में 
उपसंहार, (पंचावववी भारतीय अनुमान-प्रक्रिया 
में पाँचवाँ अवयव ), घटाना |. 

निगरः, निगार: [नि+ग्‌+अप, 
डकारना । 

निगरणम्‌ [| नि+गुृ+ल्यूदट ] . निगलना, डकारना 
2. (आछर्ुं०) ग्रहण कर लेना, पूर्ण रूप से लय कर 
देना--ण: . गला 2. यज्ञाग्नि का घ॒आँ । 

लिग (गा) लः [ 5>-निगरं, निगार, रलयोरभेद: | !. निग- 
लना, डकारना 2. घोड़े का गला या गदंन बत्‌ 
(पृं०) घोड़ा 

निगो्ण (भू०्क०क्ृ०) [नि+गृ+क्त] !. निगला हुआ 


घज्न. वा| निगलना, 


डकारा हुआ 2. पूर्ण रूप से निगला हुआ, या लय 
किया हुआ, छिपा हुआ, गप्त, अतएव आप्रणीय 
उपमाननांतनिगीणस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सेका--- 
काव्य ० १०। 

निगूढ (वि०) [नि+गृह --क्‍्त] !. छिपाया हुआ, गुप्त 
--शि० १३।४०, 7. रहस्य, निजी--ढम (अव्य०) 
चपचाप, निजी ढंग से । 

निगहनम्‌ [नि+गह +ल्यूट]| दुराना, छिपाना ! 

निगम्नंथनम [नि-+-ग्रंथ---ल्यट | वध, हत्या ! 

निग्रह: [नि-+ग्रह +अप्‌ | !. रोक रखना, नियंत्रित 
करना, दमन करना, वश में करना--जैंसा कि 
'इन्द्रियनिग्रहः में--मनु० ६॥९२, याज्ञ० १॥२२२ 
भतृ० १/६६, भग० ६।३४ 2. दबाना, रोकना, 
कुचलना - मनु० ६।७१ 3. दौड़ कर पकड़ लेना, 
अधिकार में कर लेना, गिरफ्तार करना--त्वन्निग्नहे 
तु वरगात्रि न मे प्रयत्न:--मच्छ० १।२२, शि० २।८८ 
4. कद करना, कारागार में डालना 5. पराजय, 
पछाड़ देना, परास्त करना 6. हटा देना, नष्ट करना, 
दूर करना -रघ्‌० ९२५, १५६, कु० ५॥५३ 

रोगों को रोकथाम, चिकित्सा 8. दण्ड, सज़ा 

(विप० अनुग्रह) निग्रहानग्रहस्य कर्ता--पंच० १, 
निग्रहोध्प्ययमनुग्रहीकृत:--रघु० ११॥९०, ५५, १२। 
५२, ६३ 9. डांट, फटकार, गहा 0. अरुचि, नाप- 
संदगी, जुगुप्सा . (न्या० में) तकंगत दोष, त्रटि 
अनुमान-प्रक्रिय में भूल (जिसके कारण हेतुवादी 
परास्त हो जाता हैं) तु० मुद्रा० ५११० 42. मूठ 
43. सीमा, हद । 

निम्रहण ( वि० ) [ नि+ग्रह -+ल्यद पीछे कर 
देने वाला, दबान वाला--णम 4. दमन करना, 
दबाना 2. पक- ड़ना, कंद करना 3. सज्ञा, दण्ड 
4. पराजय । 


निग्राहः [नि+ग्रह +-घञा | १. दण्ड 2. कोसना--जैसा 
कि “निग्राहस्ते भूयात्‌' (भगवान्‌, तुम्हें शापग्रस्त करे) 
भद्ठवि० छा४३ मे । 

निध (वि०) [नि+हन्‌, नि०] जितना चौड़ा उतना ही 
लम्बा,----घ: |. गंद 2. पाप। 

निघंट: [नि-+धण्ट---कु| . शब्दावली 2. विशेष रूप 
से वंदिक शब्दावली जिसकी व्याख्या यास्क ने अपने 
निरुक्‍्त में की हैं । 

निघ्थ: निध्षणम्‌ [नि+घृ५ष--घज्य , ल्यूट वा] रगडना 
घषंण करना, कि० २॥५१ । 

निघसः [नि+अद्‌ --अपू, घसादेश:| ., खाना, भोजन 
करना 2. भोजन । 

निघात: [नि+हन्‌+-घञ] . अभिषात, प्रहार--रघ० 
११।७८ 2. स्वर का दमन करना या अभाव । 


( ५(र४ ) । 


निधाति: (स्त्री०) [ नि+हन्‌+इच्म, कुत्वम्‌ ] लोहे 
की गदा । 

निधघष्टकस्‌ | नि|घष |-क्‍्त ] ध्वनि, शब्द | 

निध्न (वि०) [ नि+हन्‌-+-क ] 7. आश्रित, अनसेवी 
आज्ञाकारी (नौकर की भांति), तथापि निष्नं नप 
तावकौन: प्रह वीकृतं में हृदयं गृुणोघ:--कि० ३॥१३, 
निध्नस्य में भतंनिदेशरोक्ष्यं देवि क्षमस्वेति बभव 
नम्र:--रघ्‌० १४।५८ 2. शिक्ष्य, विधय 3. पराश्रित 


(अर्थात्‌ विशेष्य के लिगादि का अनुसरण करने 
वाला--इति विशेष्यनिष्नंवगें: 4. (संख्या वाचक 


शब्द के पश्चात्‌) गृणित । 
निचयः: [| नि+चि+अच्‌ | 4. संग्रह, ढेर, समच्चय 


>-+कि० ४॥।३७ 2. अवयों का संघातजिसने पूर्णता , 


आजाय--जंसा 'शरीरनिचय में 3. निश्चितता । 

निचाय: | नि+चि+घज्य | ढेर । 

निचिकि: दे० नंचिकी । 

निच्चित (भ० क० कृ०) [| नि+चि+ंक्त ] 4. ढका 
हुआ, आच्छादित, फैला हुआ, निचितं खमपेत्य नी रदें: 
>घट० १ शि० १७।१४ 2. भरा हुआ, पूरित 3. 
उठाया हुआ । 

निचुल: | नि+चुल+-क ] . एक प्रकार का नरकुल 2. 
एक कवि, कालिदास का मित्र- स्थानादस्मात 
सरसनिच लादृत्पतोदकमुख: खम्‌--मंघ० १४, (यहाँ 
मल्लि ०--निच लो नाम महाकविः कालिदासस्य सहा- 
ध्याय:, परन्तु यह व्याख्या बड़ी संदिग्ध हें) 3. ऊपर 
से शरीर ढकने का कपड़ा, चादर, तु० निचोल । 

निचुलकम्‌ [ निचल--कन्‌ | वक्षत्राण, चोली, अंगिया । 

निचोल: | नि+चुल--घज्ा_ _] 4. अवगुण्ठन, घंघट, पर्दा 
ध्वांत नीलनीचोलचारु--गीत ० ११, शीलय नीलर- 
निचोलम्‌--५ 2. बिस्तरे की चादर 3. डोली का 
आवरण । 

निचोलक: | निचोल-|-क---क | /. बनियान, चोली 2 
सिपाही की जाकट जो उरस्त्राण का काम दे । 


निच्छबि: [ प्रा० ब० | एक प्रदेश जिसे आज कल तिरहत 


कहते हैं 


निच्छिवि: (पूं०) एक ब्रात्य जाति, पतित जाति (त्रात्य _ 


क्षत्रिय की सन्‍तान) दे० मन्‌० १०।२२ । 

निज (जहो ० उभ०-जनेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रणेनक्ति 
निक्‍त ) धोना, निर्मेल करना, स्वच्छ करना--सस्न्‌ 
पयः: पपुरनेनिजुरंबराणि--शि० ५१२८ 2. अपने 
आपको घोना, निर्मल करना, स्वच्छ होना (आ०) 

*« 3. पोषण करना, अव --- प्रक्षाऊन करना, पानी छिड- 
कना, निस--, धोना, निर्मेल करना, स्वच्छ करना 
रघु० १७।२२, याज्ञ ० १।१९१, मनु० ५।१२७ । 

निज (वि०) | नि+जन्‌--ड | 4. अन्तर्जात, स्वदेशजात 


सहज, अन्तर्भंव, जन्मजात 2. अपना, स्वकीय, आत्मीय 
अपने दल का या अपने देश का---निजं बपु: पुनरनय- 
स्निजां रुचिम--शि० १७।४, रघ० ३॥१५, १८ 
मन ० २।५० 3. विशिष्ट 4. निरन्तर रहने वाला 
चिरस्थायी । 

निज ( अदा० आ०--निक्ते ). धोना, प्र--, धोना 
प्रणिक्ते । 

निटलम्‌ (“निटिल' भी लिखा जाता है) [ नि+टलरू + 
अच ] मस्तक, निटिलकतटचूबित--दश० ४, १५। 
सम०--अक्ष: शिव का नाम । 

. निरडीनम्‌ [| मीच: डीन॑ पतनमस्ति ] पक्षियों का नीचे कौ 

ओर उड़ना, या झपट्टा मारना, दे० 'डीन । 


नितंब: | निभूत॑ तम्यते कामुक:, तमु कांक्षायाम्‌ | । 
चूतड़, (स्त्री का) पिछला उभरा हुआ भाग, श्रोणि 
प्रदेश, कल्हा,--यात॑ यक््च नितंबयोगरुतया मंद 
विलासादिव--श ० २।१, रघृ० ४।५२, ६।१७, मंघ० 
४१, भर्त० १।॥५, मालवि० २।७ 2. (पवत का ) 
ढलान, पवतश्रेणी, पाइव या पहल--सनाकवनितं 
नितंबरचिरं (गिरम्‌) कि० ५।२७, सेव्या नितंबा 
किम भधराणां कि वा स्मरस्मेरविलासिनीनाम 
भरत ० १।१९, विक्रम० ४।२६, भट्टि० २८, ७।५८ 
3. खड़ी चट्टान 4. नदी का ढलवां किनारा 5. कंघा । 
सम ०---बिबम्‌ गोलाकार कुल्हा, ऋतु० १।४॥। 


नितंबवत (वि०) [ नितंब-+मतुप्‌ | सुन्दर कूल्हों वाला 
--ती स्त्री चारु चुचंब नितंबवती दयितम्‌-गीत ० 
१, विक्रम० ४।२६ । 

नितंबिन (वि०) [ तितंब--इनि | सुन्दर कल्हों वाला 
सुडोल चूतड़ वाला (बहुधा 'जघन' के लिए प्रयुक्त ) 
त॒० मालबि० २।३, कि० ८।१६, रघृ० १९२६, 
अच्छे पार्ववांगों वाला (पहाड़ आदि )--नी ॥. बड़े 
और सुन्दर कल्हों वाली स्त्री--कि० ८।३, शि० 

७।६८, कु० ३।७ 2. स्त्री 

| नितराम्‌ (अव्य०) [ नि--तरप्‌+अमु ] 4. पूणरूप से 

.. सवंथा, प्री तरह से-प्राणांस्त्यजामि कितरां तद- 
वाप्तिहेतो: --चौ र० ४१, भतं० १॥९६ 2. अत्यत 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह--तुदंति चेतो नितरां प्रवा- 
सिनां--ऋत ० २।४, अमरु १०, शोषितसरसि निदाघ 
नितरामेबवोद्धात: सिधः--पंच० १॥१०४, नितरां 
_नीचोउस्मीति-भामि ० १९ 3. निरंतर, सदा, लगा- 
तार 4. स्वेथा 5. निशुचय ही । 

नितलम [ नितरां तलम॒ अधोभागः यस्मिन्‌ ] पाताल के 
सात प्रभागों में से एक, दे० पाताल । 

नितांत (वि०) [ नि+तम्‌--क्त-+-,दीघे: | असाधारण, 
अत्यधिक, बहुत अधिक, तीब्र--नितांतकठिनं रु मम 
न वेद सा मानसीम्‌--विक्रम ० २।२,--तम्‌ (अव्य० ) 


कक न्यन्‍ण 2 श्रम “॥७७७ामू॥+.... मम मूमइइ|॒. ००० हू. मइन्मालन-_. 


नीम >ननननननननन-न- न हननननननननम-नं--न-नुमननन-म-+मग.--+-ूसनकबरा 
के «न. ममममन»भ हनन» ममममम»भ.. ममममू|. हनन. बाते का लक. मोड (कपल ०० | 
ऑक->पपारररटजट. बा 


ब्द पा का ह. बना गायन हनन वात -गननाीयीयथीथणथीथतथीरियीीणथण-स्‍न्नन्‍नशनान लॉ. लिनानननन मननननननननननंं-ममनभभममम--मनमममनम.+....०--नह।. जरा... 8..." जाना... ॥"... "गा... आशा "ना... आरा. 5 «आरा. "ना" ला" "गा "आरा गा गा "'.."लशााााााा- 


हा] _ बराक बम कब ड..."फ्््््््र्ः कक  द 
बम हज ब्_्म छड न न बन कप न 
कत्क बा रात बात बना 
|] 


५२५ ) 


अत्यधिक, बहुत ज्यादह, अत्यंत, अतिशय । 

नित्य (वि०) | नियमेन नियत वा भवं-नि-+त्यप्‌ ]॥ 
निरतर रहने वाला, चिरस्थायी, लगातार, देर तक 
टिकन दाला, शाइवत, निर्बाध--यदि नित्यमनित्येन 
लभ्यत--हि० १।४८, नित्यज्योत्स्ना: प्रतिहततमो- 
वृत्तिरम्या: प्रदोषा:--मेध० (लल्लि० इसे प्रक्षिप्त 
मानता ह) मन० २॥२०६ 2. अटल, नियमित, 
निश्चित, अनेच्छिक, नियमित रूप से नियत (विप० 
काम्य) 3. आवश्यक, अववश्यकरणीय, अपरिहाये 4. 
सामान्य, प्रचलित (विपष० नेमित्तिक) £. (समास के 
अन्त में ) निरंतर निवास करने वाला, लगातार किसी 
काम में लगा हुआ या व्यस्त, जाह्नवीतीर”, अरण्य 
आदान , ध्यान आदि,-त्यः समुद्र,--त्यम्‌ (अव्य०) 
प्रतिदिन, लगातार, सदा, हमेशा, निरन्तर सदंव । 
सम ० ---अनध्यायः-एंसा अवसर जब वेद पठन-पाटठने 
सवंथा त्याग दिया जाय, मन॒० ४।१०७,---अनित्य 
(वि०) शाइवत तथा नह्वर,--ऋतु (वि०) ऋतु के 
आने पर नियमित रूप से होने वाला,-कर्मन (नपुं० ) 
--ऊत्यम्‌,-- क्रिया प्रतिदिन किया जाने वाला आव- 
इ्यक काय, लगातार किया जाने वाला कतंव्य, जसे 
कि दनिक पंचयज्ञ,--गति: वाय, हवा,--दानम प्रति 
दिन दान देने का कर्म,-- नियम: अटल सिद्धांत,-नैमि 
त्तिकम्‌ किसी निमित्त विशेष से नियमित रूप से होने 
बाला या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
निरन्तर किया जाने वाला अनुष्ठान (उदा० पव्श्राद्धं ) 


+अ्रलय: सुषुप्ति,-- मुक्त: परमात्मा,--यौक्नां (सदा 


युवती बनी रहने वाली ) द्रौपदी का विशेषण, - शंकित 
(वि०) सदव चौकन्ना, सदव सशंक,--समास: अनि- 
वाय समास, एसा समास जिसके अर्थों को पथक २ 
शब्दों हरा अभिव्यक्त न किया जा सके--उदा 
जमदरग्नि, जयद्रथ आदि, इवेन नित्यसमास: आदि । 


नित्यतो,--त्वम्‌ [ नित्य+-तरू--टाप्‌,त्व वा ]. स्थि- 
रता, अनवरतता, नरन्तय, शाश्वतता, निरन्तरता 2 
आवश्यकता । 

नित्यदया (अव्य०) [ नित्य+-दाच्‌ | लगातार, हमेशा, 
प्रतिदिन, सदव । 

नित्यशस्‌ (अव्य०) [ नित्य+ शस ] लगातार, हमेशा 
सदव-- भग० ८।१४, मन ० २।॥९६,४। १५० । 

निदद्र: [ निदात्‌ विषात्‌ द्वाति पलायते--निद-द्रा+कु | 


मनुष्य । 
निदशक (वि०) [ नि+दश+पण्वल ] . देखने वाला 2 
अन्दर देखने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला 3. संकेत 


करन वाला, प्रकथन करने वाला, इंगित करने वाला । 
निदशनम्‌ [ नि+दश्‌+ल्यट | . दश्य, अन्तदंष्टि, अन्त- 
रीक्षण, नजर, दरशॉनशक्ति 2. इशारा करना, बत- 


लाना 3. प्रमाण, साक्ष्य--बलिना सह योड्धव्यमिति 
नास्ति निदशनम्‌--पंच ०३ ।२३ 4. दष्टान्त, उदा- 
हरण, मिसाल-नन्‌ प्रभरेव निदर्शनम --श० २, निद- 
शनमसाराणां लघ॒बहुतर्ण नर:--शि० २।५०, रघ॒० ८। 
४५ 5. अग्रसूचक 6. चिह्न, शकुन 7. योणना, पद्धति 
8. विधि, वेदविहित प्रमाण, निषेध,--ना अलंकार 
शास्त्र मं एक अलंकार--निदशना, अभवन्वस्तुसंबंध 
उपमापरिकल्पक:---काव्य ० १०, उदा० रघ० १।२ । 

निदाध: | नितरां दह्मयते अत्र--नि-+दह -+ घडः | . ताप॑ 
गर्मी 2. ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम (ज्येष्ठ और 
आषाढ़ के महीने ) निदाघमिहिरज्वालाशते:--भामि ० 
११६, निदाधकाल: समुपागतः प्रिये--ऋतु० ११, 
पंच० १।१०५, कु० ७।८४ 3. स्वेद, पसीना | सम०» 
“कर: सूय,--काल: गरमी की ऋद । 


निदानम्‌ | निरंचयं दीयतेड्नेन--नि-+दा-+ल्यट | | 
पट्टी, तस्मा, रस्सी, डोरी 2. बछड़े को बांधने का 
रससा 3. प्राथमिक कारण, प्रथम या आवद्यक 
कारण--निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य संततेः---रघ्‌ ० ३॥१, 
अयथा बलमारभो निदानं क्षयसंपद:--शि० २॥९४ 
4. सामान्य कारण--मुंच मयि मानमनिदानम्‌ -- गीत ० 
५ 5. (आय०» नें) रोग का कारण जानना, रोग- 
विज्ञान 6. किसी रोग का निरूपण 7. अन्त, समाप्ति 
8. पवित्रता, निमेलता, श॒द्धता । 

निदिग्ध (भू० क० कृ०) [नि-+दिह--क्त | . लेप किया 
हुआ, चुपड़ा हुआ 2; वढ़ाया हुआ, संचित-- ्धा 
ग्रीटी इलायची । 

निदिध्यास:, निदिध्यासनम [नि+ध्य--सन-+घछज्म , ल्यट 
वा] बारबार ध्यान में लाना, निरंतर चिन्तन । 


निदेश: [निरकनदिश--घजा ] 4. आज्ञा, हुक्म, हिदायत 
अनुदेश---वाक्यनेयं स्थापिता स्वे निदेशे--मालूवि ० 
३।१४, स्थित निदेशे पृथगादि देश--रघ्‌ ० १४१४ 
2. भाषण, वर्णन, समालाप 3. सामीष्य, पढ़ौस 4 
पात्र, वर्तन । 

निदेशिन्‌ (वि०) [निदेश--इनि] संकेत करने वाला, 
“नी . दिशा, पृथ्वी का एक बिन्दू 2. प्रदेश 

निद्रा [ निन्द +-रक्‌--ठापू, नलोप:] 4. सुप्तावस्था, नींद 
-“प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसा:--श० १।३ 2. शिथि- 
लता 3. आँखे मंदना, कली की अवस्था 4. सम० 
“भंग: जागरण, नींद टट जाना,--वक्ष: अंधकार 
“सजननम्‌ इहलेष्मा, कफात्मक वत्ति । 

निद्राण (वि०) [नि--द्रा+क्त, तस्य नः, ततो णत्वम | 
सोत। हुआ, शयान, । 

निद्राल (वि०) [नि+द्रा--आलच्‌ | शयान, निद्दित 
-+ल: विष्ण की उपाधि । 

निद्वित (वि०) [निद्रा--इतच्‌ ] सोया हुआ, सुप्त । 


हम 


निधन (वि०) [निबतं बनं यस्मात्‌-ब० स०] गरीब, अं, 


दरिद्र >भहों निधवता सर्वापिदामास्वदम्‌ ->मच्छ० 
१।१४,-नः--नम्‌ 7. ध्वंस, सवनाश, मरण, हानि 
--स्ववर्म निवन श्रेय:--भग ० ३॥३५, म्लेच्छनिवह 
निधन कलयसि करवारम --गीत ० १, कल्बांतेष्वपि 
न प्रयाति निधन विद्याख्यमंतवनम -- भतें० २।१६ 
2. उपसंहार, अन्त, परिसमाक््लि.-तम परिवार, वंश । 
लिधानम [नि-+-धा-+ल्यूट |] 4. नीचे रखना, निर्धारित 
करना, जमा करना 2. सभाल कर रखना, सुरक्षित 
रखना 3. गोदाम, आधार, आशव--निधानं धर्माणाम 
-> गंगा ० १८ 4. खजाना--निधानगर्भामिव सागरां- 
,वराम--रघ० ३॥९, भग० ९।॥१८, विद्यव लोकस्य 
परं॑ निधानम 5. कोष, भंडार, संषत्ति, दौलत । 


निधि: [नि+धा-+कि] . घर, आधार, आशय--जलू 
तोय”, तपोनिधि आदि 2. भंडा रगह, कोषागार 3 
खजाना, भंडार, संचय (कुबेर के नौ ख़जानों के 
के लिए दे० 'नबनिधि') 2. सम्‌द्र 5. विष्णः का 
विश्ेषण 6. सदगणसंयन्न व्यक्ति । सम ०--ईशः, 
“साथ: कुबेर का विशेषश । 

निधवनम्‌ [नितरां धबनं हस्तपादादि चालनमत्र | 4. क्षोम 
कम्बन 2. संभोग, मंथन--अतिशयमध॒रिपुनिधवन- 
शीलम-गीत ० 3. शि० ११।१८, चौर० ४, ९, 
3. आनन्द, उषभोग, केलि । 

निध्यानम्‌ [नि+-ध्य--ल्यूट] दशन, अवलोकन, दृष्टि । 

निध्वान: [नि--घ्वन्‌ -|+- घछ्ण ] ध्वनि, शब्द । 

निनंक्ष (वि०) [नब्डुमिच्छ:--नश्‌ +सन्‌ +-ड | . मरत 
को इच्छा वाला 2. भाग जाने या बच निकलन का 
इच्छुक --भटद्ठि ० ४३३ । 

नित (ता) दः [नि्नंद्‌+अभू, घछा वा]॥।. ध्वत्ति, 
शोर-उच्चचार निनदोंभसि तस्याः--रघृ० ९७३ 
१११५, ऋतु० १, 
भिनाना, गृजन करना । 

निवयनम्‌ [सि+नी+ल्यट | . अनृष्ठान 2. किसी काम 
को पूर्ण करता, सम्पन्न करना ३. उडेंलना । 

निद्‌ (स्वा० बर० निदंति, निदित, प्रणिदरति) दोष देना 
निदा करना, छिद्रान्बेषण करना, बरा भरा कहना 
डांटना, कंटका रता, धिक्‍कारना--निरनिद रूप हृदबन 


बावती--कु० ५११, सा निर्दती स्वानि भाग्यानि 


बाला--श ० ५।॥३०, भमग ० २।३६, मत ० ३।४२ 
निरदंक (नि०) [निदू+ष्वुल] कलूंक लगाने वाला, निदा 
करने वाला, गाली देने वाला, वदताम करने वाला । 
निदतस्‌, निदा [निदु+ल्यूट, निद-+-अ+टापू वा] । 
'कलंक, दोषारोप,. डांट, फटकार, गालो, वरा-भलरा 
कहना, बंदनामी-व्याजस्तुतिम्‌ ले. निदा--काव्य ० 
१०, पर, वेदी 2. क्षति, दुष्टता । सम०--स्तुति: 


१५ 2. (मक्खियों का) भिन- 


(स्त्री०) 3. व्याजस्तुति, ल्घुति के रूप में निन्‍्दा 
2. प्रच्छन्नस्तु ति ।' 

निद्धित (भू० क० क्ृ०) [निदर-+क्त] कलंकित, दोषा- 
रोपित, गालो दिया हुआ, बदनाम किया हुआ। 

निदु: (स्त्री०) [निन्‍्दु +-उ]| मरा बच्चा पंदा करने वाली 
स्त्री, मृतवत्सा । 

निद्य (वि०) [निदं+ण्बात्‌] 4. कलंक के योग्य, दौषा- 
रोषण के लायक, निर्भत्स्थ, गहित, जथबन्य 2. वर्जित 
प्रतिषिद्ध । क्‍ 

निप:,--पम्‌ [नियत पिवति अनेन--नि+परा+क] जरहू 
का घड़ा--प: कदम्व का पेड़ । 

निप (पा) ठ: [नि+पद-+-अप, घझा वा] पढ़ना, 
सस्वर पाठ करना अध्ययन करना । 

निपतनस्‌ [नि+पत्‌- ल्यट] 4. नीचे गिरना 
उतरना, उतरना 2. नीचे की ओर उड़ना । 

निपत्या [ निपतंति अस्थाम - नि+पत्‌ --क्यप्‌ -- टाप्‌ | $. 
किसलन वाली भूमि 2. रणक्षेत्र । 

निपाक्त: [नि+-१च्‌ --घछऊा ] परिपक्व करना, बकाना । 

निपात: [नि-+-बत्‌ --घछ्ण |] 4. नीचे गिरना, नीचे आना, 
नीचे उतरना - पयोवरोत्सेवनिपातचणणिता:--कु० 
५२४, ऋतु ० ५॥४ 2. आक्रमण करना, टूट बड़ना 
झपटता, कदना--रध्‌ ० २।६० 3. फेंकना, फेंक कर 
मारना, दागना -कु० ३॥१५ 4. उतार, प्रपात 
निशितनिपाता: शराः--श० १।१० 5. मरण, मृत्य- 
मनु ० ६।३१ 6. आकस्मिक घटना 7. अनियमित 

. रूब, अनियमितता, अनियमित या अपवाद मानना, 

एते निपाताः, निपातोध्यम्‌--आदि 8. अब्यय, वह 
शव्द जिसके और रूप न बने -पा० १।४।५६ । 

निपातनम्‌ [ नि+पत्‌+णिच्‌--ल्यट ] . नीचे फेक 
देना, पछाड़ देवता, मारनता-मनु० ११।२०८ 
2. परारत करना, वर्वाद करना, वध करना 3. मर्म 
स्पशं करता 4. अनियमित या अबवाद मानना 
5. शब्द का अनियमित रूप, अनियमितता, अपवाद । 

निपानम [ नि+परा+ल्यूट्‌ ] !. पीना 2. जलाशय 
जाहड़, पोखर, गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शूागे- 
बटस्ताडितम---श० २॥६, हि० १।१७२, रघ० ९। 

५३ 3. चावच्ना, कए के समीप पानी का हौज़ 

जिर्सम पश्ञुओं के षीने का पानी भरा हो 4. कुआँ 
5. दूव की वाल्टी । 

निपीडनम [ नि+पीड -- णिच्‌ --ल्यट | . निच्नोड़ता 
दवाना, भींचना--शि० १।७४, १३।११ 2. चोट 
पहुंचाना, घाबल करना,--ना अत्याचार करना, 
घायल करना, क्षति पहुँचाना । 

निपुण (धि०) [ नि+पुण+क ] 4. चतुर, चाहाक 
बेद्धिमानू, कुशल वयस्य निसर्गनिपुणा: स्त्रिय:-- 


नीचे 


(| ५२७ ) 


मालब्रि० ३ 2, प्रवीण, कुशल, जानकार, परिचित 
(अधि० या करण० के साथ) वाचि निपुण:, वाचा 
निपुण: 3. अनभवशोल 4* क्ृपाल, मित्रसद्श 5. सूक्ष्म 


निबिड (वि०) [ नि+विड्‌+क | 
निधिड । 
(ब०) [ न+भा+क ] (केवल समास के अन्त में ) 


सघन , तिनका, दे० 


ढ्िया, कोमल 6, सम्पूर्ण, प्रा, सही--णम (अव्य ० | सदश, समान, अनुरूप --उद्ब द्धमुग्धकनकाब्जनिभ 
निपु्णन, !, कौशल से, चतुराई से 2. पूरी तरह से वहंति- मा० १।४० इसी प्रकार “चन्द्रनिभानना 
आदि,-- भः,-- भम . दशन, प्रकाश, प्रकटोकरण 


सृक्ष्मरूप से-निपुणसन्विष्यन्नुपलब्धवान्‌ --दश० ५९ 2. बहाना, छपहमवेश, व्याज 3. चाल, जालसाज़ी । 


4. मदुता के साथ । लिभालनम्‌ [ नि+भल-+पणिच्‌ -| ल्यूट | देखना, दृष्टि, 
मनिबद्ध (भू० क० कृ०) [ नि+बंध्‌+क्त |] . बाँधा यक्षीकरण । 
हुआ, कसा हुआ, हथकड़ी पहनाया हुआ, रोका हुआ, | निभत (वि०) [नि-+-भ+क्त |] !. अत्यन्त भोतत 2. गया 


पर्णझप से, सवंधा 3. ठोक, सावधानी से, यथाथत:, 
| 


बंद किया हुआ 2. जड़ा हुआ, संबद्ध 3. निर्मित 
खचित, जड़ा हुआ 5. गवाह के रूप में ब॒लाया 
हुआ । 
निबंध: | नि+बंब-+घ्ज ] 7. बांघना, कसना, जकड़ना 
2, आसकक्‍्ति संलग्तनता --भग० १६।५ 3. रचना 
करना, लिखना 4. साहित्यिक रचना या कृति,-- 
प्रत्यक्ष रश्लेषमथप्रबंधविन्यासवैदग्ध्यनिधिनिबंध॑ चक्रे-- 
वास० 5, संग्रह-ग्रन्थ 6. नियंत्रण, अवरोध, बंधन 
7. मत्रावरोध 8. बंध, हथकड़ी 9. संपत्ति का अन॒दान 
पश्‌, रुपया आदि सहायता के रूप में देना--भूर्या 
पितामहोपात्ता निबंधों द्वव्यमेव वा--याज्ञ० २।१२१, 
स्थिर संपत्ति 0. बुनियाद, मल 44. हेतु, कारण । 


निबंधनम [ नि--बंध- ल्यूट | 4. एक जगह जकड़ना 
मिलाकर बांधना 2, संरचना करना, निर्माण करना 


हुआ, बीता हुआ । 

निभुत (वि०) [नि+भू+क्त ] 4. रकखा हुआ, जमा 
किया हुआ, नोचा किया हुआ 2. भरा हुआ, आपूरित 
“चित या निभृतः -भाग० 3. छिपाया हुआ, गृप्त, 
दृष्टि से ओझल, अनीक्षित, अनवलोकित--निभ तो 
भत्वा --पंच० १, नभसा निभतेदना- रघ० ८।१५, 
चन्द्रमा के अन्तहित होने पर, जब चाँद अस्त होन को 
था--शि० ६।३० 4. गप्त, प्रच्छन्‍नन, शि० १३॥४२ 
5. (क) चथ; शान्त -निभुतद्विरिफं (काननं) कु० 
३।४२, ६।२, (ख) स्थिर, नियत, अचल, गतिहीन 
श० १।८ 6. मद, सौम्प--अनिभुता वायव:--कि ० 
१३।६६ जी कोमल न हो, प्रचंड, दढ़--मा० २।१२ 
7. विनीत, नम्न --अनिभ तकरेषु्‌ प्रियेष---मेघ० ६८, 
प्रणामनिभृता कुलवधूरियं-मुद्रा० १ 8. दृढ़, अटल 


. नियंत्रण करना, रोकना, क़द करना 4. बंध, हथ- 
कड़ी 5. गांठ, बंध, सहारा, टक--आशीौानिबंबनं जाता 
जीवलोकस्य --उत्तर० ३, यस्त्वमिव मामकोनस्य 
मनसो द्वितीय निबंधनम्‌--मा० ३ 6. पराश्रयता, 
संबंध --पंच० ?१।७०९, अन्योन्याश्रित 77 कारण, मल 
हेतु प्रयोजन, आधार, बृतियाद--वाक्‌ प्रतिष्ठानिबं ध- 
नाति देहिनां व्यवहारतंत्राणि - मा० ४, आधारित 


आदि, प्रत्याशा)३; अनिबंधन "-निष्कारण, आक- 
स्मिक--उत्तर० ५।७ 8. आगार, गही, आधार -- 


मा० २।६ 9. रचना करता, क्रमबद्ध करता>--ऊ० 
9।९० 40. साहित्यिक रचना या कृति, पुस्तक 
(भूमि का) अन॒दान, नियोजन या हस्तांतरण- 
प्रडेल-सद्व त्ति,, सन्निबंधना--शि० २।११२, (यहाँ 
'निबंधन का अर्थ पुस्तक भी ह) 2. वीणी की 
खँटी 43. (व्या० में) कारक प्रकरण 4. भाष्य । 


नि्ंधनी [ निबंधन+डीप ] बंध, हथकड़ी, डोरी या 


रस्सी । 


निब (व) हेण (वि०) [ नि+ब (व) हैँ +ल्यूट | नष्ट 


करने वाला, वबिनाशक, (समास में) शत्रु-कि० 
२।४३, महावी० ३।३७, --णम्‌ वध, ध्वस, बिनाश 
हत्या--न ० १।१३१ । 


हाल ५ लि ललललल-(_॑ल_(-(्‌_-३३३३३३३३३३३३३३३३३७₹३४४३ 


निमग्न (भ० क० क्ृ०) [न्ति 


9. एकाकी, अकेछझा - निभ तम्रिकुंजगहं गतया-गीत० 
२ :0. बंद, (दरवाज़ा) मूंदा हुआ,--तम्‌ (अव्य० ) 
।, गप्त रूप से, प्रच्छनत रूप से, निजी तौर पर, बिना 
किसो के देखे --श० ३, शि० ३।७४, मन ० ९।२६३ 
2. चयचाप, शान्ति से- कि० १३४ । 


मस्ज -+ क्त | ?. डबा 
हुआ, डवोया हुआ, बोरा हुआ, आप्लावित, जलमग्न 
हुआ (आलं० भो) निमग्नस्य पयोराशो, चितानिमग्न 
आदि 2. नीचे गया हुआ, (सूर्य की भांति) अस्त 
3. अभिष्लत, आच्छादित 4. अवसन्‍्न, अप्रमुख । 


निमज्जथः [ नि+मस्ज +अथूच्‌ ] !. डबकी लगाना, गोता 


लगाना 2. विस्तरे में डबना, शयन करना, सो जाना 
>>तल्पे कांतांतर: सार्ध मन्य5हं धिडः निमज्जथुम्‌ 
+>>भट्ठि० ५।२० । 


निमज्जनम [ नि +-मस्ज +ल्यट | स्नान करना, डबकी 


लगाना, गोता लगाता, डूबना (शा० और आलं०) 
दुडः निमज्जनमर्पति सुधायाम्‌ -- ने० ५।९४, एवं संसार- 
गहने उन्मज्जनत्तिमज्जन -महा० । 


निमन्त्रणम्‌ [ नि+मंत्र+ल्यूट ] 4. न्योता 2. आमन्त्रण, 


बुलावा 3. आह्वान, तलबी । 


निमयः [ नि+मि+अच | वस्तु-विनिमय. अदला-बदली । 


( ५९२८ ) 


निमानम्‌ [ नि+मा+ल्यद ] , माप 2. मल्य (निर्मानम्‌ 
स्न्मत्यम्‌-सिद्धा ० ) 
निरि: (पुं०) . आँख का झपकना, निमेष 2. ईक्ष्वाकु की 
एक संतान, मिथिला में राज्य करने वाले राजाओं के 
कुल का पृवज । 
निमित्तम्‌ [ नि+मिद्‌ --क्त ] . कारण, प्रयोजन, आधार 
हेतु--निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रम:-श० ७।३० 2. कर- 
णात्मक या कौशलरूदर्शी करण (विप० उपादान) 
3. प्रतीयमान कारण, ब्याज, निमित्तमात्र भव सव्य- 
साचिन--भग ० ११।३३, निममित्तमात्रेण' पांडवक्रोधेन 
भवितव्यम--वेणी ० १ 4. चिह्न, संकेत, निशानी 
5. ठेंठ, लक्ष्य, निशाना--निमर्ित्तादपराद्धषोर्धानष्क- 
स्येव वल्गितम --शि० २।२७ 6. भविष्यसूचक' (शभा- 
शुभ ) शकुन,--निमित्तंसूचयित्वागशठ>कह्ानिमित्तानि 
च पश्यामि विपरीतानि केशव--भग० १।३०, रघु० 
११९६, मनु० ६।५०, याज्ञ० १।२०३, ३॥१७१, 
(निमित्त' शब्द समास के अन्त में 'कारण या उत्पत्ति 
अथ को प्रकट करने के लिए प्रयक्‍त किया जाता हैं 
--किनिमित्तोञ्यमातंक:--श० ३, निरमित्तम, निमित्तेन, 
निर्मित्तात्‌ के कारण, क्योंकि, इस कारण कि! | सम० 
5-जैथ: (व्या० में) अकतृक क्रिया की अवस्था, तुम - 
न्नंत प्रयोग,-आवत्ति: (स्त्री०) किसी विशेष कारण 
पर आश्रय,---कारणम,--हेतु:ः करणात्मक या कौशल- 
दर्शी कारण,-कृत (पृ०) कौवा,---धर्म: . ग्रायदिचत्त 
सामग्रिक संस्कार,-विद्‌ (वि० )अच्छे ओर शकुनों 
का ज्ञाता--(पुं०) ज्योतिषी । 
निर्मिष: [ नि+मिष्‌ |- क ] !. आँख झपकना, आँख बन्द 
करना, पलक झपकाना 2. पलकमात्र समय, पलूभर 
3. फूलों का बन्द होना 4. आँख की पलक का शब्द होना 
5. विष्ण । सम०--अंतरम क्षण भर का अन्तराल । 
निमोलनम्‌ [ नि+मील --ल्यद | 2. पलके बन्द करना, 
झपकना,--नथननिमीलनखिननया यया ते--गीत० ४, 
अमरु २३ 2. मरणसमय आँखे मंदना, मत्य 3. (ज्यों ० 
) एर्णग्रास । 
निमिला, निमोलिका [ नि+मील--अ--टाप, निमिल 
+कन्‌ --टाप, इत्वम ] . आँखें बन्द करना 2. आँख 
झपकाना, परूक मारना, किसी की ओर आँख मिच- 
काना 3. जालसाजी, बहाना, चालाकी । 


निमूलम्‌ (अव्य०) [ निक्त्रां मूलम्‌, प्रा० स० | नीच जड़ 
तक--निमूलकाषं क्षति । 

निमेषः [ नि-+- भसिष-|-घऊ | आँख का झपकना, क्षण, दे० 
'निमिब-- हरति निमेषात काल: स्वंम--मोह० ४, 
अनिमेष॑ण चल्षघा-टकटकी लगाकर, एकटक दृष्टि से 
-:रघु० २।१९, २।४२, ६१। सम०---कृत (स्त्री०) 
बिजलौ--रुच्‌ (पुं०) जुगनू । 


निम्न: (वि०) [नि+म्ना+क] गहरा (शा० और 
आलं०) चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि:--मेघ ० 
८२, ऋतु ० ५॥१२, शि० १०१५७ 2. नीच, अवसन्न, 


--म्नम . गहराई, नीचो भूमि, निम्न देश (कः) 
पश्यव निम्नाभिमखं प्रतोपयेत्‌---कु० ५४५, नच 
निम्नादिव सलिलं निवतेंते मे ततो हृदमम्‌ू--श ० ३॥२, 
याज़्ञन २१५१, ऋतु० २॥१३ <. ढलान, ढाल 
3. व्यवधान, भ रम्णन्न, 4. अवसाद, निचला भाग-- 
जलनिविडितवस्त्रव्यक्त निम्नोन्‍न्नताभि:-मा० ४।१० । 
सम०---उन्‍नत (वि०) ऊंचा नीचा, अवनत उन्नत, 
ऊबड़खाबड़, -- -गतम निम्नस्थान,--गा नदी, पहाड़ी 
नदी --रघ्‌ ० ८।८ । 


निबः [निन्‍्व -|-अच | नीम का थेड़, आम्र छित्त्वा कुठा रेण 
निबं परिचरेत्त यः, यहचैंनं पथसा सिचेन्नवास्य मध॒रो 
भवेत--रामा ० । 

निम्लोच: [नि+म्लच +-अज्य_ ] सूर्यास्त ! 

नियत (भू०्क०कृ० )|नि+यम्‌ --क्त] . दमन किया 
हुआ, नियंत्रित 2. अभिभूत, नियंत्रण म॑ किया हुआ 
स्वस्थ, स्वशासित 3. संयमी, मिताहारी 4. सावधान 
5. जमा हुआ, स्थायी, अनवरत, स्थिर 6. अवश्यभावी 
निश्चित, अचक 7. अनिवाय 8. क्रव, निश्चित 
9. विचा रणीय विषय (प्रसंगानकल हों चाहे असबद्ध ) 
दे० 'तुल्ययोगिता,--तम्‌ (अव्य०) . हमेशा, लगा- 
तार 2. निरययात्मक रूप से, अवश्य, अनिवायत:, 
निरचय ही । 

नियति (स्त्री०) [ नि+यम्‌ +क्तिन्‌ ) 7. नियंत्रण, 
प्रतिबन्ध 2. भाग्य प्रारब्ध, भक्तिव्यता, किस्मत 
(बरी हो या अच्छी हो) नियतिबलान्नु--दश ०, 
नियतेनियोगात-- शि० ४॥।३४, क्रि० २।१२, ४॥२१ 
3. घामिक कतंब्य 2. आत्म नियंत्रण, आत्म संयम । 

नियंत (पं०) [नि+यम्‌+तृच्‌ | . सारथि, चालक 
शि० १२।२४ 2. राज्यपाल, शासक, स्वामी, विनि- 
यंता--रघ० १।१७, १५।५१ 3. दण्ड देने वाला, 
सजा देने वाला । 

नियंत्रणम, --णा [नि-+-यंत्र+ल्यट ; स्त्रियां टाप्‌ च|] 

. ]. रोक, आरक्षण, प्र तिबंध--अनियंत्रणानयोगो दाम 

तपस्विजन:--श ० १ 2. प्रतिबंध रूगाना, सोमिंत 
करना (किसी विशेष अर्थ में) अनेकार्थस्य शब्दस्य- 
कार्थनियंत्रणं सा० द० २ 3. निर्देशन, शासन 
क-परिमाया बताना । 

नियंत्रित (भू०क०क्०) [नि+यंत्र+क्त ] !. दमन किया 
हुआ, रोका हुआ 2, प्रतिबद्ध, सीमित (किसी विशेष 
अथ में, शब्द के रूप मं) । 

नियम: [नि+यन्‌+अप] . नियंत्रण, रोक 2. सधाना, 
वशीभूत करना 3, सीमित करना, रोक लगाना 


( ५२९ )) 


4, निग्रह, निरोध--मन्‌ ० ८|१२२ 5. सीमाबंधन, 
हृदबंदी 6. नियम या विधि कानून, प्रचलन---नाय 
मेकान्ततो नियमः--शारी० 7. नियमितता--रत्न० 
१।२० 8. निश्चितता, निरचय 9. संविदा, प्रतिज्ञा, 
ब्रत, वादा 40. आवश्यकता, अनिवायंता, 7. कोई 
एच्छिक या स्वेच्छा से गहीत धामिक अनुष्ठान 
(बाह्य अवस्थाओं पर निर्भर)--रघु० १।९४, (दे० 
मल्लि०ण, शि० १३॥३३ तथा कि० ५४२ पर) 
2. कोई छोटा अनष्ठान या छोटा ब्रत, विहित 
कतंव्य जो यम की भांति अनिवाय न हो--शौच- 
मिज्या तपो दान॑ स्वाध्यायोपस्थनिग्रह: ब्रतमोनोपवास 
च स्नान च नियमा दश--अत्रि 3. तपस्या, भक्ति 
धामिक साधना--नियम विध्नकारिणी श० १, रघु० 
१५।७४ व4. (सीमा० में) इस प्रकार का नियम या 
विधि जिसमें उस बात का विधान किया जाता हूं, 
जो, यदि यह नियम न होता तो एऐक्छिक होती-- 
विधिरव्यंतमप्राप्तौ नियम: पाक्षिके सति 5. (योग० 
में) मन का निग्रह, योग में समाधि के आठ मुख्य 
अंगों में दूसरा 6. (अलं० में) कविसमय, जंसा कि 
बसंत ऋतु में कोयल का वर्णन, वर्षा ऋतु में मोरों 
का वर्णन, नियमेन--नियम पूवक, अनिवायत: । 
सम०--निष्ठा विहित संस्कारों का दृढ़ता पूवक 
_लन,--पत्रम॒ लिखित संविदा पत्र,--स्थिति 
(स्त्री०)) धारमिक क्तेंग्यों का दृढ़तापुवक पालन 
साधना । 


नियमनस [नि-+यम्‌--ल्यट्‌) ।. अवरोध करना, शासन 
में रखना, नियन्त्रण करना, दमन करना--नियमना- 
दसतां च नराधिष:--रघ ० ९।६ 2. प्रतिबन्ध, सीमा- 
निबंधन 3. दीनता, 4. विधि, स्थिर नियम । 

नियमवतो [ नियम--मतुप्‌+झछीप | स्त्री जिसे मासिक 
धर्म नियमित रूप से होता हो । 

नियमित (भू०क०क्ृ०)[नि--यम्‌-+-पिच्‌-- क्त ] 3. अव- 
रुद्ध, दमन किया नियन्त्रित 2. शासित, निदंशित 
3, विनियमित, विहित, निर्धारित 4. स्थिर, संवेदित 
प्रतिज्ञात । 

नियामः [ नि+यम्‌-+-घजा | . नियंत्रण 2. धामिक ब्रत 

नियामक (वि०) (स्त्री--मिका) [ निरकयम्‌+णिच््‌ 
-+-ण्वल | 4. नियंत्रण करने वाला, अवरुद्ध करन 
वाला 2. दमन करने वाला, पछाड़ने वाला 3. सीमित 
करने वाला, प्रतिबंधन लगाने वाला, ध्यानपूवक परि- 
भाषा बनाने वाला 4. निर्देश करने वाला, शासन 
करने वाला,--क: . स्वामी, शासक 2, सारथि 3. 
केवट, मल्लाह 4. कर्णधार, विमानचालक । 

नियक्त (भू०क० कृ०) [ नि+यूज्‌--क्त ] . निदे 
शित, आज्ञप्त, अनदिष्ट, आदिष्ट 2. अधिकृत 


६७ 


निर्धारित 3, विवादास्पद विषय को उठाने के लिए 
अनज्ञात 4. संलग्न 5. उपबद्ध 6. निर्णीत । 

नियक्ति: (स्त्री०) [नि--यज्‌+क्तिन्‌ ] . निषंधाज्ञा, 
आदेश, हुरूम 2. नियोगन, आयोग, पद, कायभार। 

तियतम [नि+य --क्त ] . दस लाख 2. सौ हेजार 3 
दस हजार करोड़ या १०० अय त | 

नियद्धम [ नि+-यध-+-क्त ] पंदल युद्ध करना, घमासान 
यद्ध, व्यक्तिगत लड़ाई । 


नियोग: [ नि|-यज्‌--घञा | 4. किसी काम मे लगाना 
उपयोग, प्रयोग 2. निषेधाज्ञा, आदेश, हुक्म, निदेश 
आयोग, कार्यभार, निर्घारित कतंवग्य, किसी की देख 
रेख में आयक्त कार्य--यः सावज्ञों माधव श्रीनियोग 
>-मालवि० ५।८, मनोनियोगक्रिययोत्सुक॑ में--रघु० 
५।११ अथवा नियोग: खलवीदशो मंदभाग्यस्य 
--उत्तर० १, आज्ञापयतु को नियोगोश्नृष्ठीयतामिति 
श० १, त्वमपि स्वनियोगमशुन्यं कुछझ (अपना काम 
करो--अपने निर्धारित कार्य में लगो) (नौकरों को 
दूर हट जाने के लिए कहने की एक शिष्ट रीति 
जिसका प्रायः नाटकों में अधिक प्रचलन ह ) 3. किसी 
के साथ संलग्न करता 4. आवश्यकता, अनिवायता 
तत्सिषेवे नियोगंन स विकल्पपराहुमखः -- रघु ० 
१९।४९ 8. प्रयत्न! चेष्टा 6, निश्चितता, निश्वचयन 
प्राचीन काल की एक्क प्रथा जिसके अनसार निस्स- 
न्तान विघवा को अपने देवर या और किसी निकट 
संबंधी के द्वारा संतान पंदा कराने की अनमति हूं, इस 
प्रकार पदा होने वाला पुत्र 'क्षेत्रज कहलाता हूं, तु० 
मन ० ९।५९--देवराद्वा सर्पिडाद्दा स्त्रियां सम्यझूनिय- 
क्तया, प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परिक्षयं--दे० 
६०, ६५ भी । (व्यास ने इसी रीति से विचित्रवीय 
की विघवाओं से पांड और धतराष्ट्र को पंदा किया) 


नियोगिन्‌ (पृ०) [ तियोग--इनि ] अधिकारी, आश्रित 
मंत्री, काय निर्वाहक । 

नियोग्यः [ नि+-यज--ण्यन | प्रभु, स्वामी । 

नियोजनम [| नि+यज्‌-ल्‍ल्यूट ] !. जकड़ना, संलग्न 
करना 2. आदेश देना, विधान करना 3. उकसाना, 
प्रेरित करना 4. नियत करना । 

नियोज्य: || नि+यज्‌--यत्‌ | किसी कतंव्य का कायभार 
संभालने वाला, कार्यननिर्वाहक, अधिकारी, सेवक, 
नौकर--सिध्यंति कमंसु मह॒त्स्वपि यन्नियोज्या:--श ० 
७।४ | 

नियोद्ध (प॑०) | कि-न्युध--तूच्‌ ] 4. योद्धा, पहल- 
वान 2. मर्गा । 

निर (अव्य०) [ न-+क्विप्‌, इत्वम्‌ |] (से मुक्त “विना 
से रहित” 'से दूर से बाहर” आदि अर्थों को प्रकट 
करने के लिए सधोष व्यंजनों और स्वरों से पूव “निस्‌ 


( ५३० 


का स्थानापन्न; संज्ञा से पूव 'अ या अन्‌ छगा कर : 


भी इस अं को प्रायः व्यक्त किया जा सकता हूं, दे० 
नी ० दिए गये समस्त शब्द, दे० “निस॒ और तु० 'अ 
से) । सम०--अंजश्ञ (वि०) 4. पूर्ण, समस्त 2. पृव॑जों 
से प्राप्त सम्पत्ति में भाग लेने का अनधिकारी--अक्ष 
(ज्यो० में) भोगांश से मक्‍त स्थान-- अग्नि (वि०) 
जिसने अग्निहोत्र करना त्याग दिया हो--अंकुश (वि० ) 
'जिस पर किसी प्रकार का दबाव न हो;, कोई रोक 
टोक न हो, नियंत्रण से म॒कक्‍त, जद , स्वतंत्र, स्वेच्छा- 
चारी, उच्चल--निरछेकुश इव द्विप:---भाग ०, कामी 
निकामनिरंकुश:--गीत ० ७, कवय: 
सिद्धा०, भतं० ३॥१०६, महावी०» 


निरक॒शा: 


३।३९,-- अंग 


जम हमामूमूू. नाम 8 माह मरा बा डरा. लमाामक का... छा 


(वि०) 7. अंगहीन 2. साघनहीन, अजिन (वि०) : 


त्वचवारहित,---अंजन (वि०) 4. “बिना आंजक का' 


2, निष्कलंक, निर्दोष 3. मिथ्यात्व से रहित 4. सीधा- 


सादा, जिसमे बनावट न हो (नः:) शिव का विशेषण 


(ना) पूृणिमा,--अतिशाय (वि०) जिससे बढ़चढ़ कर : 


दूसरा न हो, अद्वितीय,--अत्यय (वि०) 7. निर्भय, 
निरापद, सुरक्षित--रघ्‌०१७।५३ 2. निरपराध, 
निष्कलंक, निर्दोष, निःस्पह--कि० १।१२, १३।६१, 
पूर्णत: सफल,-अध्ब (वि०) जो रास्ता भूल गया हो, 
>5-अनकोश (थि०) निर्मम, निर्दंय कठोरहृदय, 
(शः) निर्दयता, निष्ठरता--अनुग (वि०) जिसका 
कोई अनुयायी न हो,--अनुनासिक (वि०) अनुनासिक 
से भिन्न, जिसके उच्चारण में नाक का योग न हो, 
“अनुरोध (वि०) . अनन॒कल, अमंत्रीपूर्ण 2. 
निष्करुण, सद्भावशूनन्‍्य--मा १०--अंतर (वि०) 

सदा बना रहने वाला, लगातार होने वाला,अव्यवहित 
अविच्छिन्न--निरंतराधिपटले:---भाभि ० १।१६, निरं- 
तरास्वंत रवातवृष्टिष --कु० ५।२५ 2. व्यवधानरहित 
निरंतराल, सटा हुआ-मढे निरंतरपयोधरया मयव 
मच्छ० ५११५, हृदय निरंतरबहत्कठिनस्तनमंडलाव- 
रणमप्यभिदन -- शि० ९।६६ 3. अखंड, सघन--शि० 


१६।७६ 4. मोटा, स्थल 5. विश्वसनीय, (मित्र की 


भांति) ईमानदार, सच्चा 6. सदा आंखों के सामने 
रहने वाला 7. अभिन्न, समान, समरूप (अव्य०-रम्‌ ) 


, निर्बाध, लगाता र, सतत, अनवरत 2. बिना किसी 


मध्यवर्ती अन्तराल के 3. पक्की तरह से, कसकर, दढ़- 
तापूर्वेंक--- (परिष्वजस्व ) कान्तरिदं मम निरंतरमंग- 
मंग:--वेगी ० ३।२७, परिष्वजेते शयने निरंतरम 
--क्त्‌० २।११ 4. तरनत, अम्यासः अनवरत अध्य- 
यन, सपरिश्रम अभ्यास,--अन्तराल (वि०) जिसके 
बीच में स्थान न हो, सटा हुआ 2. तंग, भीड़ा 
--अन्वय (वि०) !. निस्संतान, संतानरहित 2 
असंबद्ध, संबंधरहित (वाक्य मे शब्द को भांत्ति) 


का... करा... करा पा... लि... धाम हि. ला धरा. 


रा शा मा मा मा वा सा ला हरा वर. सा लाकत.. का... कत 


) 


अप्रासंगिक 4. असंगत, संगत्तिर-हित, अव्यवस्थित 
5. अदृश्य, आंख ओझल--मन ० ८।३३२ 6. बिना 
नोकर-चाकरों के, अनचरवर्ग जिसके साथ न हो--दे ० 
अन्वय ,-अपत्रप (वि०) . निर्लंज्ज, ढीठ 2. साहसी 
- अपराध (वि०) निदरष, निरीह, दोषरहित, कलं- 
करहित (-धः:) भोलापन,-अपाध (वि०) ।. दुष्टता 
से रहित 2. क्षयरहित, अनश्वर 3. अमोघ, अचक 
- अपेक्ष (वि०) . जो किसी दूसरे पर निर्भर न 
हो, स्वतंत्र, किसी ओर की अपेक्षा न रखने वाला 
(अधि० के साथ ) न्यायनिर्णोतिसा रत्वा न्निरपेक्षमिवा- 
गमे--कि ० ११।३९ 2. अवहेलना करने वाला ध्यान 
न देने वाला 3. तृष्णा से मुक्त, निर्भय-- हि० १॥८३ 
4. लापरवाह, असावधान, उदासीन 5. सांसारिक 
विषयवासनाओं से विरक्‍्त--मन ० ६।४१ 6 निःस्पह 
दूसरे से किसी पुरस्कार की इच्छा न रखने वाला 
--भामि० १।५ 7. निष्प्रयोजन, (क्षा) उदासीनता 


अवहेलना,---अभिभव (विं०) जो दीनता या तिर- 
स्कार का पात्र न हो,--अभिमान (वि०) /. जो 
अहंमन्यता से मकक्‍त हो, घमंड या अहंकार रहित 2. 
स्वाभिमानशन्य,--अभिलाष (वि०) जिसे किसी वस्त 
की चाह न हो, उदासीन - - स्वसुखनिरभिलाष: खिद्यसे 
लोकहेतो:--श० ५।५,--अभ्र (वि०) मेघरहित 
- अमर (वि०) 4. क्रोधशन्य, धयंवान्‌ 2. निरोह, 
-- अम्बु (वि०) . जल से परहेज करने वाला 2 
निर्जेल, जलरहित,-अगेंल (वि०) अग्रलारहित, 
प्रतिबंधरहित, निर्बाध, अनियंत्रित, निर्विध्न, पूर्णतः 
मक्त--मालवी ० ५ (अव्य०-लम॒) मुक्त रूप से, 
--अर्थ (वि१) !. निर्धत, गरीब, दरिद्र 2. अथहीन, 
(शब्द या वाक्य) निरर्थक 3. अनथंक 4. व्यर्थ, 
बेकार, निष्प्रयोजन---अ्थंक (वि०) . बेकार व्यर्थ, 
अलाभकर 2. अथंहीन, अनर्थक, जिसका कोई तक- 
यक्‍त अर्थ न हो (-कम्) प्रक --निररथंक त्‌ हीत्यादि 
२।६,--अवकाश (वि०) 
4. मकत स्थान से रहित 2. जिसके पास फसत का 


समय न हो,-अचग्रह (वि०)॥. नियंत्रण से मकत, अनि 
यंत्रित, अनवरुद्ध, नियत्रणरहित, दुनिवार 2. म॒क्त, 
स्वतंत्र 3. स्वेच्छाचारी, दुराग्रही,--अबद्य (वि०) 
निष्कलंक, निर्दोष, अकलंकनीय, जिसमें कोई आपत्ति 
न हो सके--ह॒थय निरवद्यरूपो भूपो बभूव--दश० १, 
--अवधि (वि०) जिसका कोई अन्त न हो, असीम 
--उत्तर ० ३।४४,--अवयव (वि०) 7. खंडरहित 
2. अविभाज्य 3. अंगरहित,--अवलंब (वि०) 5. 
असहाय, निराश्रय--श० ६ 2. जो सहारा नदे 
-- अवशेष (वि०) पूर्ण, पूरा, समस्त,--अवशेषेण 
(अव्य०) पूरी तरह से, सर्वथा, पूर्णरूप से, बिल्कुल 


( ५३१ 


““अद्यन (वि०) भोजन से परहेज करने वाला (नम) 
उपवास,---अस्त्र (वि०) जिसके पास हथियार न हो, 
निहत्था,-अस्थि (वि०) बिना हड्डी का,--अहंकार, 
“अहंकृति (वि०) घमंडरहित, अभिमानशन्य, विनीत 
नम्न,--अहम्‌ (वि०) अहंमन्यता से मुक्त,--आकांक्ष 
(वि०) . जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो, इच्छा 
से मक्‍त 2. (वाक्य या शब्द के अथ आदि को) परा 
करने के लिए जिसे किसी की अपेक्षा न हो,--आकार 
(वि०) !. आक्ृतिशन्य, आकाररहित, बिना रूप 
का 2. कुछूप, विरूप 3. छद्मयवेषी 4. विनभश्र, 
कृशील. (र२:) . परमात्मा, स्वंशक्तिमान 
2. शिव की उपाधि 3, विष्णु का विशेषण,--आकुल 
(वि०) . जो घबराया न हो, अनुद्विग्न, जो हतबद्धि 
न हुआ हो 2. स्थिर, शांत 3. स्वच्छ, निर्मल,--- 


आकृति-(वि० ) 4. आकाररहित, रूपरहित 2. विरूप 
(ति:) . वह ब्रह्मचारी जिसने विधिपूर्वक वेदाध्ययन 
न किया हो 2. विशेषकर वह ब्राह्मण जिसने अपने 
वर्ण के लिए निर्धारित वेदाध्ययन के कतंव्य को 
पुरा न किया हो,--आक्रोश (वि०) जिस पर 
दोषारोपण न किया गया हो, जिसका तिरस्कार न 
हुआ हो,--आगस्‌ (वि०) निर्दोष, निरीह, निष्पाप 
-रधघु० ८।|४८,--आचार (वि०) आचारहीन, 
धर्मश्रष्ट--आडंबर वि०) बिना ढोल का, ढोंगरहित, 
“आतंक (वि०) . भय से मुकत--रघु० १।६३, 
2. नोरोग, सुखद, स्वस्थ,--आतप (वि०) जिसमें 
घप या गर्मी न हो, छायादार, (पा) रात, - आदर 
(वि०) अपमानजनक,--आधार (वि०) . आधार- 
रहित 2. निराश्रव, आश्रयहीन (आलं० भी) निरा- 
धारो हा रोदिमि कथय केषामिह पुर:-गंगा० ४॥३९, 
“आधि (वि०) निर्भय, चिन्तामुक्त,---आपद्‌ 
(वि०) आपत्तिरहित, संकटम्‌ क्‍त, -- आबाध (वि०) 
असन्तापित, उत्पीडनरहित, बाधारहित, बाधामुक्त, 
2. निर्बाध 3. जो बाधक न हो, जो पीड़ा न 
पहुंचाता हो 4. (विधि में) (मुक़्दमा या अभियोग 
का कारण आदि) मूख्खेतापूवक प्रबाधी--उदा०» 
अस्मदग हप्रदीपप्रकाशनाय स्वगृहे व्यबहरति-मिता०, 
“+अआमय (वि०) . रोगमुक्‍कत, स्वस्थ, नीरोग, 
भला-चंगा 2. निष्कलंक, विशुद्ध 3. निष्कपट 4. 
दोषों से मक्‍त, निर्दोष 5. भरा हुआ, संपूर्ण 6. 
अमोध (यः,-यम्‌ ) नीरोगता, स्वास्थ्य, कल्याण, 
मंगल, आनन्द (यः) 4. जंगली बकरी 2. सूअर, 
--आमिष (वि०) . बिना मांस का, मांस न खाने 
वाला 2. वासनारहित, लालच से म॒कक्‍त 3. पारि- 
श्रमिक आदि न पाने वाला,--आय (वि०) जिससे 
कोई आमदनी या राजस्व प्राप्त न हो, लाभरहित, 


) 


-“आयास (वि०) जिसम परिश्रम न छगे, सुकर, 
आसान,--आयुध (वि०) जिसके पास हथियार न हो, 
निरस्त्र, निहत्था,--आलंब (वि०) जिसे कोई सहारा 
न हो, (आलं० भी) महावी० ४।५३ 2. जो दूसरे 
पर आश्रित न हो, स्वतंत्र 3. जो अपना आश्रय आप 
ही हो, असहाय, अकेला--निरालंबो लूंबोदरजननि 
क॑ यामि शरणम--जग०,--आलोप (वि०) ।. 
इधर उधर न देखने वाला 2. दृष्टिहीन 3. प्रकाश- 
रहित, अंधकारयुक्त मा० ५।३०,--आहझ्य (वि०) 
आशाशून्य, निराश, नाउम्मीद--मनो बभवेंदुमती- 
निराशम्‌--रघ्‌ू ० ६॥२,--आह्ंक (वि०) निर्भय, 
>-आशिष्‌ (वि०) 4. आशीर्वाद या वरदान से 
वज्चित 2. निरिच्छ, इच्छारहित, निराश, उदासीन 
-जगच्छरण्यस्थय निराशिष: सत:--कु० ५७६, 
“आश्रय (बि०) . आश्रयहीन, जिसे कोई सहारा 
न हो, आश्रयरहित 2. मित्रहीन, दरिद्र, अकेला, 
शरणहित -- निराश्रयाधुना वत्सलता ,--आस्वाद 
(वि०) स्वादरहित, फीका, बमज़ा,--आहार (वि०) 
जिसे भोजन न मिले, उपवास करने वाला, भोजन से 
परहेज करने वाला (--र:) उपवास करना ,--इच्छ 
(वि०) बिना इच्छा के, चाहरहित, उदासीन,-इनच्द्रिय 
(वि०) 4. जिसका कोई अंग नष्ट हो गयाहो या 
काम न दे 2. विकल्ंग, अपांग 3. दु्बंड, अशक्त, 
कमजोर 4. ज्ञान के साधन से हीन, जिसकी कोई 
इन्द्रिय बेकाम हो गई हो--मनु० ९१८, --इंधन 
(वि०) इंधनरहित,--ईति ऋतुओं के संकट (अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि आदि) से मुक्त--रघ्‌ ० १।६३, 
दे० इति,--ईइ्बर (वि०) ईश्वर को न मानने वाला 
नास्तिक,--ईबमू हल का फाल,--ईह (वि०) 4. 
तृष्णा से रहित, उदासीन,---रघ्‌ू० १०।२१ 2. उद्य- 
महीन,---उच्छुवास (वि०) . जो इ्वास न लेता हो, 
इवासरहित (--3उ:) श्वास-क्रिया का अभाव,--उत्तर 
(वि०) . उत्तर रहित, बिना उत्तर के 2. जो कुछ 
उत्तर न दे सके, चुप 3. जिससे बड़ा कोई और न 
हो,-- उत्सव (वि०) बिना उत्सव का--विरतं गेय- 
मृतुर्िरुत्सवः: -रघु० ८।६६,--उत्साह (वि०) जिसमें 
उत्साह न हो, उत्साह रहित, स्फूर्ति शन्‍्य (हः) 
उत्साह का अभाव, आलस्प--उत्सुक (वि०) 4.' 
उदासीन 2. शान्‍्त, चूपचाप,--उदक (वि०) जल- 
रहित, --उद्यम,---उद्योग (वि०) निरचेष्ट, निकम्मा, 
आलसी, सुस्त,-उद्देग (वि०) उत्तेजना रहित, जिसमें 
घबराहट न हो, ग्रम्भीर, शांत,--उपक्रम (वि०) 
जिसका आरम्भ न हुआ हो,--उपद्रव (वि०) 4. 
संकट या कष्ट से मुक्त, जिसमें या जहाँ कोई भय 
या उत्पात न हो, भाग्यशाली, सुखद, निर्बाध, 


( ५३२ ) 


संताप-विपक्षियों के आक्रमण से सुरक्षित 2. राष्ट्रीय 
दुःखों या अत्याचारों से मकक्‍त 3. जो किसी 
प्रकार का कष्ट न पहुचाय 4. सुरक्षित, शांतिमय 
--उपधि (वि०) निष्कपट, ईमानदार--उत्तर०» 
२।२,--उपपत्ति (वि०) अनृपयक्त,--उपपद (वि०) 
, जिसकी कोई उपाधि या.पद न हो--मद्रा० ३. 


गोण शब्द से असंबद्ध,--उपप्लब (वि०) बाघधा- 
रहित, जहाँ कोई रुकावट या सकट न हो, जहाँ 
किसी प्रकार की हानि न हो-निरुपप्लानि नः कर्माणि 


संवृत्तानि--श० ३,--उपम (वि०) अनुपम, बेजोड़ 
अतुलनीय,--उपसर् (वि०) जहां उत्पात न होते हो 
उपद्रव से रहित,--उपार्य (वि०) . अवास्तविक, 
मिथ्या, (बंध्यापुत्र की भांति) जिसका कोई अस्तित्व 
न हो 2. अभोतिक 3. नीरूप,--उपाय (वि०) 
उपायरहित, असहाय,---उपेक्ष (वि०) 4. जालसाज़ी 
या चालाकी से मक्त 2. जिसकी उपेक्षा न की गई 
ही,--उष्मन्‌ (वि०) तापशन्य, शीतल, -- गंध (वि०) 
गंधशनन्‍्य, गंधरहित, जिसमें गंध न हो, बिना गंध के 
-निर्गंधा इव किशुका:, पुष्टि: (स्त्रि०) सेमर का 
पेड़--गब (वि०) अभिमानरहित,--गवाक्ष (वि०) 
जहाँ कोई खिड़को न हो,--गुण (वि०) . (धनुष 
की भांति ) बिना डोरो का 2 सपत्तिशून्य 3. गुण- 
रहित, बुरा, निकम्मा--निर्गुण: शोभते नव धिपुला- 
डंवरोईपि ना--भामि० १।१६१५ 4. जिसका कोई 
विशेषण न हो 5. जिसकी कोई उपाधि न हो (णः), 
परमात्मा, “गृह (वि०) जिसका कोई घर न हो, 
घररहित - सुगही निर्गेही कृता-पंच० १।३९०, 
-मौरबव (वि०) 4. जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, 
प्रतिष्ठा रहित,--प्रंथ (वि०) . बंधनम॒क्त, बाधा- 
रहित 2. गरीब, संपत्तिरहित, भिखारी 3. अकेला, 
असहाय (थः:) . जड, मूर्ख 2. ज॒आरी 3. सन्त 
महात्मा जो सब प्रकार को सांसारिक विषय वास- 
नाओं को त्याग कर नग्न होकर विचरता हें, और 
विरक्‍त संन्यासी को भांति रहता है,--ग्रंथक (वि०) 
. निपुण, विशेषज्ञ 2. असहाय, अकला 3. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त 4. निष्फल (क:ः) धामिक साधु 
क्षपणक 2. दिगंबर साध 3. जुआरी,--प्रंथिक: नंगा 
रहने वाला साधु, दिगंबर संप्रदाय का जन-साध 
क्षपणक,---घटम्‌ 4. वह बाजार जहाँ दुकानदारों से 
क्रिसी प्रकार का कर न लिया जाता हो 2. बड़ा 
बाजार जहाँ बहुत भीड़ भड़कका हो,---घंण (वि०) 
. क्रर, निष्ठर, निर्देय 2. निलेंज्ज, बेहाया,--जन 
(वि०) जहाँ कोई न रहता हो, जो आबाद न हो 
जहाँ कोई आता-जाता न हो, एकान्त, सुनसान 
(नम्‌) मरुभूमि, एकांत सुनसान जगह,---जर (वि०) 


. जो कभी बढ़ा न हो, सदा थवा रहने वाला 
2. अनर्वर, जिसकी कभी मृत्य न हो, (र:) देवता, 
सुर (कतं० ब० व०--निजंरा:-- निज ररस:) (रम्‌) 
अमृत, सुधा,--जल (वि०) 4. जलरहित, मरुभूमि, 
जलशून्य 2. जिसमे पानी न मिला हो (छः) ऊसर, 
बंजर, वीरान उजाड़,--जिह्ः मेंढक,--जीव (वि० ) 
. प्राणरहित 2. मृतक, -ज्वर (वि०) जिसे बुखार 
न हो, स्वस्थ,--दंडः शूद्रग--दय (वि०) 4 निर्देय, 
क्र, निमंम, बरहम, करुणा रहित 2. उम्र 3. घनिष्ट 
दृढ़, मजबत, अत्यधिक, प्रचंड--मग्धे विदेहि मयि 
निदेयदंतदंशम्‌ --गीत ० १०, निदयरतिश्रमालसा 

रघ० १९३२, निदयाश्लेषहेतो:-- मेघ० १०६, 
>+दयम्‌ (अव्य० ) 4. निष्टरता के साथ, क्रतापूवक 
2. प्रचंडता के साथ, कठोरतापूवंक--रघु ० ११।८४ 
>-दश् (वि०) दस से अधिक दिनों का,--दशन 
(वि०) बिना दांतों का, -दुःख (वि०) . पीड़ा से 
मक्‍त, पीडा रहित 2. जो पीडा न दे, - दोष (वि०) 
. निरपराध, दोषरहित--न निर्दोष न निर्गुणम 
2. अपराधशुन्य, निरोह,--द्वन्य (वि०) संपत्तिरहित 
गरीब,--द्रोह (वि०) जो शत्र न हो, मित्रवत्‌ 
कृपापूर्ण, जो द्ंषपूर्ण न हो,--द्वन्द्द (व०) जो सुख- 
दुःख के द्वंद्वों से रहित हो, हर्ष और विषाद से परे 
हो,-निद्वेंद्रों नित्यसत्वस्थो नियंगिक्षेणम आत्मवान 
--भग० १।४५ 2. जो औरों पर आश्रित न हो 
स्वतंत्र 3. ईर्ष्या द्ंए से मक्‍त हो 4. जो दो से परे 
| 5. जिसमे मकाबला न हो, जिसमे किसी प्रकार 
का झगड़ा न ही 6. जो दो सिद्धांतों को न मानता 


हो,--धन (वि०) संपत्तिहीन, गरीब, दरिद्र-शशिन- 
स्तुल्यवंशो5षपि निधन: परिभयते-चाण ० ८२, (नः) 
बढ़ा बेल--धर्म (वि०) धर्महीन, अधर्मी,--धम 
(वि०) जहाँ घुआँ न हो--नर (वि०) मनुष्यों 
द्वारा परित्यक्त, उजाड़,---नाथ (वि०) जिसका कोई 
अभिभावक या स्वामी न हो,--निद्र (वि०) जिसे 
नींद न आई हो, जागरूक,--निमित्त (वि०) अकारण 
बिना कारण का,--निमेष (वि०) बिना पछक झप- 
काय टकटकी लगाने वाला,--बंधु (वि०) बंधुरहित, 
मित्रहीन,.--बल (वि०) शक्तिरहित, कमजोर, 
बेलहीन,--बाध (वि०) 4. बाधारहित 2. जहाँ प्राय 
आना-जाना न हो, एकांत, निजन 3. निरुपद्रव,-बद्धि 
(वि०) मख्ख, अज्ञानी, बवकफ़,--बंघष,-बस (वि०) 
जिसकी भसी न निकाली गई हो, जिसमें से बर 
निकाल दिया गया है,- भय (वि०) ॥. निडर 
निरशंक 2. भय से म॒कक्‍त, सुरक्षित, निरापद--मन्‌ ० 
९।२५५,--भर (वि०) अत्यधिक, तीज, उग्र, बहुत 
मजबत--वप/भर निभर स्मरशर--गीत० १२, 


अमरु ४२ 2. उत्सुक 3. दढ़, प्रगाढ़ (आलिगन 
आदि )--कुचकुंभनिर्भरपरी रंभामतं॑ वांछति--गीत ० 
५, परिरध्य निरभरम --गीत ० 4. गाढ़, गहरा 
(नींद आदि) 5, (समास के अन्त में) भरा हुआ 
आनन्द ०, गवं० आदि (रम) अधिकता (अव्य०-- 
रम्‌) . अत्यधिक, अत्यंत, बहुत 2. खब, चैन से- 
भाग्य (वि०) भाग्यहीन, दुर्भाग्यपूर्ण--भूति (वि०) 
बेगार में काम करने वाला,--मक्षिक (वि०) 
'मक्खियों से मुक्‍्त' निर्बाध, निर्जन, एकांत (अव्य० 
“गम्‌ ) बिना मक्खियों के अर्थात्‌ एकान्त, निर्जन-- 
कृत भवतेदानीं निर्मेक्षिकम--श० २॥६,--मत्सर 
(वि०) ईर्ष्यारहित, ईरष्या न करने वाला, -- मत्स्य 
(वि०) जहाँ मछलियाँ न हों,--मद (वि०) 4. जो 
नशे में न हो, संजीदा, गंभीर, शान्त 2. अभिमान- 
रहित, विनीत 3. (हाथी की भाँति) मदजल से 
रहित,-- मनुज,--सनुष्य (वि०) मनष्यों से रहित 
गेर-आबाद, मनुष्यों ढारा परित्यक्त,--भनन्‍्य (वि०) 


बाह्य संसार के सब प्रकार क संबंधों से मकत, जिसने 
सब सांसारिक बंधनों को तिलांजलि दे दी है, संसार 
मिव निर्मम: (ततार) रघु० १२।६०, भग० २।७१, 
२।३०, 2. उदासीन (अधि० के साथ)--निमंमे 
निममोउथंष मधरां मधराकृति:--रघ०१५।२८ 
प्राप्तेष्वथष्‌ु निर्म माः-महा ०,-मर्याद (वि० ) ?. सीमा- 
रहित, अपरिमित 2. औचित्य की सीमा का उल्लंघन 
करने वाला, अनियंत्रित, उहंड, पापमय, अपराधी-- 
मनजपशुभिनिमं य दि भेव-्द्धिरुदा य धः-वेणी ० ३।२२, 
(वि०) !. मऊ और गनन्‍्दगी से म॒क्‍त 2. स्वच्छ 
शुद्ध, अकलुध, निष्कलंकित (आलं० भी ) धीराह्निमंलतो 
जनि:-- भामि० १।६३ 3. निष्पाप, सदगणसंपन्न 
मनु० ८३१८ (लम्‌) . कहानी 2. देवता के 
चढ़ावे का अवशेष, उपलरूः स्फटिक, मशक (वि०) 
मच्छरों से मक्त,--मांस (वि०) मांसारहित-- मानष 
(वि०) जो बसा हुआ न हो, निर्जन, - मार्ग (वि०) 
गे रहित, पथशून्य,--मुटः 4. सू्थ 2. बदमाश 
(टम) वह बाजार या मेला जहाँ करया चंगी न 


लगे,--मूल . (व॒क्ष आदि) बिना जड़ का 2. निरा- 


धार, आधारहीन (वक्तव्य या दोषारोप आदि) 
3. उन्मूलित,--मेघ (वि०)निरभ्र, बादलों से रहित 
-मेध (वि०) जिसे समघ नहो, नि बेद्धि, जड़, 


मूखे, मन्दबुद्धि--मोह (वि०) माया या छल से 
मुक्त,--यत्व (वि०) निरचेष्ट, उद्यमहीन - यंत्रण 
(वि०) ।. जहाँ कोई नियंत्रण न हो, निर्बाध, 
नियत्रणरहित, प्रतिबन्धशन्य, 2. उहंड, स्वेच्छाचारी 
स्वतन्त्र (णम ) प्रतिबन्धशन्‍्यता, स्वतन्त्रता,--यशस्क 
(वि०) जिसकी कीति न हो, अकीतिकर, लज्जा- 


:ड् छः जा ----पतहपकप८८८तह- जा उस ८८ ंतपपपप८८८+<पतत--पपपयः का बिल. हा. 


िडजाऋ---८ग्यी। कक || | 3 33 3 बा | ह। बकन्लू। | बल ह. बम. बात ४ जम । र्नीः "गहरा के आम 8 न 8 | _..__ वा बह दि ऑिटपरप०<पन्‍ कप हैः बा 
क्र 


) 


जनक--यूथ (वि०) जो अपने दल से बिछड़ गया 
हो, (हाथी की भांति) यूथश्रष्ट,-- रक्त (नीरक्‍त) 
(वि०) बिना रंग का, फीका,-- रज,---रजस्क (वि० ) 
(नीरज, नीरजस्क) . धूल से म॒क्‍त, 2. रागशन्य 
अन्धकार शून्य,--रजस्‌ (वि०) (नीरजस ) दे० 
नीरज (स्त्री०) रजस्वला न होने वाली स्त्री 
तमसा राग या अन्धकार का अभाव, -रंध्र (वि०) 
(नीरंध्र) (. जिसमें छिद्र न हों, अत्यन्त सटा हुआ, 
संसक्त, साथ लगा हुआ--उत्तर ० २॥३ 2. निविड, 
सघन 3. मोटा, स्थूलं,--रव (वि०) (नीरव) शब्द- 
रहित, ध्वनिशुन्य--रघु० ८।५८,--रस (वि०) 
(निरस ) . स्वादरहित, बेमजा, रसहीन 2. (अलूं० ) 
फोका, काव्य सौन्दर्य से विहीन--नी रसानां पद्यानाम्‌ 
-सा० द० १ 3. सूखा, रूखा, शुष्क--श्वृंगार ० ९ 
4. व्यथ, बेकार, निष्फल, अलब्धफलनी रसान्‌ मम 
विधाय तस्मिन्‌ जनें--विक्रम ० २।११ 5. अरुचिकर, 
6. क्रर निष्टर (सः) अनार,--रसन (वि०) (नीर- 

] बिना मेखला या कटिसूत्र के (रसना)-कि० 


५।११, -रुच (वि०) (नीरुच्‌ ) कान्तिहीन, म्लान, 
घूमिल,- रुज,--रुज (वि०) (नीरुजू, नीरुज) रोग 
से मुक्त, स्वस्थ, अरोगी--नीरुजस्य किमौषधे:-हि० १, 
“रूप (वि०) (नीरूप) रूपरहित, निराकार--रोग 
(वि०) (नीरोग) रोग या बीमारी से मक्‍त, स्वस्थ 
अरोगी,-- रूक्षण (वि०) 4. अशुभ चिह्नों से यकत 
अमंगलकारी (मनहूस ) सूरतशक्लवाला 2. जिसकी 
प्रसद्धि न हो 3. अनावश्यक, निरथ्थक 4. बेदाग 
-लज्ज (वि०) बेशरमम, बेहया, ढीठ,-- लिंग (वि०) 
जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो,-- लेप (वि०) 
।. जो लिपा हुआ न हो, जिस पर मालिश न 
की गई हो--मन ० ५१११२ 2. निष्कलंक, निष्पाप 
>लोध (वि) लालच से मुक्त, लोभरहित, 
>>लोमन्‌ (वि०) जिसके बार न हों, बालों से 
शन्य,-- बंश (वि०) जिसका वंश उच्छिन्त हो गया 
हो, नि:ःसन्‍्तान,---वण,---बन (वि०) !. वन से बाहर 
2, वन से रहित, नंगा, खुला हुआ,--बसु (वि०) 
धघनहीन, गरीब,--वात (वि०) वाय से सुरक्षित या 
मक्‍त, शान्‍्त, चुपचाप,---रघृ० १५१६६, (तः) वाय के 
प्रकोप से मकत स्थान,--बानर (वि०) बंदरों से मकत 
--वायस (वि०) कौओं से सुरक्षित,-- विकल्प,-विक- 
ल्पक, (व०) . विकल्‍प से रहित 2. जिसमें दढ़ 
संकल्प या निश्चय का अभावा ह 3. पारस्परिक संबंध 
से विहीन 4. प्रतिबन्धपक्त 5. कर्ता, कम या ज्ञाता 
तथा ज्ञेय के विवेक से रहित एक प्रकार का प्रत्यक्ष 
ज्ञान जिसमें किसी विषय का केवल इसी रूप में ज्ञान 
होता हैं कि यह कुछ हैं; जिस प्रकार कि समाधि की 


( ५रे४ ) 


अवस्था में केवल एक ही अभिन्‍न तत्त्व (ब्रह्म) पर 
एकमात्र ध्यान केन्द्रित होता है, और ज्ञाता, न्रेय, 
तथा ज्ञान के विभेद का बोध नहीं रहता यहाँ तक कि 
आत्मचेतना का भी भास नहीं होता-- निविकल्पक 
ज्ञातज्ञानादिविकल्पभंदलया पेक्ष.. नोचेत्‌ चेत: प्रविश 
सहसा निविकल्पे समाघौ-भत्तें ० ३।६१, वेणी० १॥२३ 
(अग्य ०--ल्पम) बिना किसी संकोच या हिचक के 
-विकार (वि०) . अपरिवरतित, अपरिवत्य, निर्चल 
2, विकार रहित--मालवि० ५।१४ 3. उदासीन 
स्वर्थधीन--ऋतु ० २।२८,--विकास (वि०) जो खिला 
न हो, अविकसित,--विध्न (वि०) बिना किर्स! प्रकार 
के हस्तक्षेप के, जिसमें कोई बाधा न हो, विघध्न-बाघाओं 
से मक्‍त (ध्नम) विध्नों का अभाव,---विचार (वि०) 
अविमर्शी, विचार शन्य, अविवेकी --रे रे स्वेरिणि 
निधविचारकवित मास्मत्प्रकाशीभव-चन्द्रा० १ 2, 


(अव्य---रम ) बिना बिचारे, निस्संकोच,-- विचि- 
कित्स (वि०) सन्देह या शंका से म॒ुक्‍्त,--विचेष्ट 
(वि०) गतिहीन, संज्ञाहीन,--वित्क (वि०) जिस 
पर तक या सोच विचार न किया जा सके,--विनोद 
(धि०) आमोद प्रमोद से रहित, मनोर॑ंजनशुन्य-मेघ ० 
८६,--विध्या विन्ध्य पहाड़ियों में बहने वाली एक 
नदी -- मेघ० २८,--विमशे (वि० ) विचारशून्य, अवि- 
वेकी, सोचविचार न करने वाला,--विवर (वि०) 
., बिना किसी विवर या मंह के 2. जिसमें कोई छिद्र 
या अन्तराल न हो, सटा हुआ, शि० ९।४५,--थधिवाद 
(वि०) . विवाद रहित 2. जिसमें कोई झगड़ा न 
हो, कोई विरोध न हो, विश्वसम्मत, --विवेक (वि०) 
ना समझ, विवेकशन्य, अदूरदर्शी, मू्ख,-बविशंक (वि०) 
निडर, निरशंक, विश्वस्त-मन० ७।१७६, पंच० 
१।८५,--विशेंष (वि०) कोई अन्तर न मानने वाला, 
बिना भेद-भाव के, किसी प्रकार का भेदभाव न रखने 


वाला-- निविशेयवा व्य त्वयि -महा०, निविशेषों 
विशेष:--भतें ० ३।५०, 'भंद-भावका अभाव ही अन्तर 
2. जहाँ भिन्‍नता का अभाव हो, समान, तुल्य (प्राय 
समास मं) अभिन्‍न - प्रवातनीलोत्यवलनिविशेषम--कु० 
१।४६, स प्रतिपत्तिनिविशेषप्रतिपत्ति रासीत --रघ ० 
१४।२२ 3. अभेदकारी, गड्ड-मड्ड (षः) अन्तर का 
अभाव (निविशेबम और निविशेषेण शब्द 'बिना किसी 
भंद-भाव के, 'समान रूप से “बिना किसी अन्तर के 
अर्थों को प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण के रूप 
में प्रयक्‍त किये जाते हैं, स्वगहनिविशेषमत्र स्थीयताम 
>5हिं० १, रघु० ५१६),-विशेषण (थि०) बिना 
किसी विशेषण के,--विष (वि०) (सांप आदि) 
जिसमें ज़हर न हो--निविषा डंडभा: स्मता:--विषय 
' (वि०) !. अपनी जन्मभूमि या निवास स्थान से 


निर्वासित किया हुआ--मनो निविषया्थंकामया-कु० 
५।३८, रघृ० ९।२८ 2. जिसे काय्यं-क्षेत्र का अभाव 
हो --किच एवं काव्य प्रविरविषयं निविषयं वा स्यात 
--सा० द० १३. (मन की भांति) विषय-वासनाओं 
में अतासक्त -- षाण (वि०) बिना सींगो का-- विहार 
(वि०) जिसके लिए आनन्द का अभाव हो,---बोज 
(बोज) (वि०) ?. बिना बीज का 2. नपंंसक 
3. निष्कारण,-- बोर (वि०) वीर विहीन--निर्वी र- 
मर्वीतठम--प्रस ० १।३१ 2. कायर- वीरा वह स्त्री 
जिसका पति व पुत्र मर गये हों-वोये (वि०) 
शक्तिहीन, निर्बेल, पुरुषार्थशीन, नपंसक--निर्वाय 
गरुशापभाषितवशात्‌ कि मे तवेवायधम--वेणी ० 
३।३४,--व॒क्ष (वि०) जहाँ पेड़ न हों---बंष (वि० ) 
जहाँ अच्छे बेल न हों,-- वेग (वि०) निरचेष्ट, गति- 
हीन, शान्‍्त, वेगरहित,--बेतन (वि०) अवेतनिक 
विना वेतन का,--वेष्टनम जलाहे की नरी, ढरकी 

(वि०) वरभाव से रहित, स्नेही शान्तिप्रिय 
(रस) शत्रुता का अभाव,- व्यंजन (वि०) सीधा 


सादा, खरा 2. बिना मसाले का (अव्य०--ने) सीधा- 
सादे ढंग से, बेलाग, ईमानदारी से,--व्यथ (वि०) 
. पीडा से मक्‍त 2. शानन्‍्त, स्वस्थ,--व्यपेक्ष (वि० ) 
उदासीन, निरपेक्ष रघु० १३॥२५, १४।३९,-- व्यलीक 
(वि०) जो किसी प्रकार की चोट न पहुंचाये 
2. पीडारहित 3. प्रसन्‍न, मन से काय करने वाला 
4. निष्कपट, सच्चा, पाखेंडहीन,-व्याप्र (वि०) 
जहाँ चौतों का उत्पात न हो,-व्याज (वि०) [. स्पष्ट 
का, खरा, ईमानदार, सरल 2. पाखंडरहित --भतं ० 
२।८२, (अव्य०--जम्‌ ) सरलता से, ईमानदारी सं, 
स्पष्ट रूप से, अमरु ७९,-व्यापार (वि») जिसे 
कोई काम न हो, बंकार, रघ० १५।५६, --त्रण (वि० ) 

जिसे चोट न लगी हो, ब्र०रहित 2. जिसमें दरार 
न पड़ी हो,--त्रत (विं०) जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
का पालन न करे,-हिमम्‌ जाड़े की समाप्ति, हिमशन्य 
--हैति (वि०) निरस्त्र, जिसके पास कोई हथियार 
न हो,--हैतु (वि०) निष्कारण, बिना किसी तक, या 
कारण के,--हक्लीक (वि०) 5. नि्ंज्ज, बेहया, ढीठ 
2. साहसी, निर्भीक । 


निरत (वि०)| नि+रम्‌+क्त |] !. किसी काय मं 


लगा हुआ या रुचि रखने वाला 2. भक्त अनुरक्‍त 
सलग्न, आसक्त --वनवासनिरत: --का० १७०७ 3३ 
प्रसंन्‍न, खश 4. विश्रान्त, विरत । 


निरति: (स्त्री०) | नि-+रम्‌--क्तिन्‌ ] दृढ़ आसक्ति, 


अनरक्ति, भक्ति । 


निरयः | निरू--इ--अच्‌ ] नरक- निरयनगरद्वा रमद्धा- 


टयती--भर्तु० १६३, मनु ० ६।६१ । 


( ५३५ ) 


निरवहानि (लि) का [ निर+-अव+हन्‌ (ल)-+प्वुल 
 टाप्‌, इत्वम्‌ | बाड़ा, चाहारदीवारी । 

निरस (वि०) [ निवत्तों रसो.-यस्मात्‌ प्रा० ब० ] स्वाद- 
रहित, फीका, सूखा--सः 4. रस की कमी, फीकापन, 
स्वादहीनता 2. रसहीनता, सूखापन 3. उत्कण्ठा का 
अभाव, भावना को कमी | 

निरसन (वि०) (स्त्री०--नी०) [ निर--अस+ल्यट्‌ ] 
निकालने वाला, हटाने वाला, दूर भगाने वाला, 
“णशि० ६।४७ 2. उद्धमन या के करने वाला-- नम 
. निकालना, प्रक्षेपण, निष्कासन, हटाना 2. मकरना, 
वचन-विरोध, अस्वीकृति, इंकार 3. के करना, थक 
देना 4. रोकना, दबाना 5. विनाश, वध, उन्मूलन । 

निरस्त (भू० क० क्ृ०) [ निर--अस्‌+कक्‍्त | 4. दूर 
डाला हुआ, दूर फेंका हुआ, प्रत्याख्यात, हांका हुआ, 
निष्कासित, निर्वासित --कौलोनभीतेन गृहान्निरस्ता 
रघु० १४८४ 2. दूर भगाया गया, नष्ट किया 
गया, अक्वलाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌--रघू ० 
५।७१ ३. छोड़ा हुआ, परित्यक्त 4. दूर हटाया गया, 
वंचित, शून्य-- निरस्तपादपे देशे एरंडो5पिद्रमायते 
“हि० १।६९ 5. (बाण आदि) चलाया हुआ 6. 
निराकृत 7. उगला हुआ, थूका हुआं 8. शी घ्रताप्‌वंक 
उच्चरित 9. फाड़ा हुआ, विनष्ट 0. दबाया हुआ, 
रोका हुआ . (करार, प्रतिज्ञा आदि) तोड़ा हुआ, 
“स्तम्‌ . अस्वोहृति, इंकार 2. छोड़ देना, द्व॒तो- 
च्चारण | सम०--भेद (वि०) सब प्रकार के भेद- 
भाव हटाये हुए, वही, समरूप,-- राग (वि०) जिसने 
समस्त सांसारिक अनुरागों का त्याग कर दिया है । 

निराक: [ निर--अक--घज्ा ] 4. पकाना 2. स्वेद, 
पसीना 3. दुष्कर्मों का निस्तार (“'निपाक' भौ) । 

निराकरणम्‌ | निर--आ-+-कू+ ल्यद ] ॥. प्रत्याख्यान 
करना, निकाल बाहर करना, रदद कर देना--निरा 


करणविक्लवा--श० ६, 2. निर्वासन 3. अवबाधा श्ु 


विरोध, प्रतिरोध, अस्वीकृति 4. खण्डन, उत्तर 5. 
तिरस्कार 6. यज्ञ के मुख्य कतंव्यों की उपेक्षा 7. 
विस्मति । 

निराकरिष्णु (वि०) [निरू+-आ--क--इष्णुच्‌ ] ।. प्रत्या- 
ख्यान करने वाला, बाहर निकालने वाला, निकाल 
बाहर करने वाला--रघु ० १४॥५७ 2. विध्न डालने 
वाला, बाघक 3. ठुकराने वाला, तिरस्कर्ता 4. किसी 
को किसी वस्तु से वंचित करने की चेष्टा करने 
बाला । 

निराकुल (वि०) [निर--आ-+कुल +क ] 4. भरा 
हुआ, व्याप्त, ढका हुआ अलिकुलसंकुलकुसुमसम हनि- 
राकुलबकुलकलापे --गीत० १ 2. दुःखी -दे० 'निर' 
के अन्तगंत भी । ह 


निराकृतिः (स्त्रीं०) निराक्रिया [ निर-आ-+-#क- क्तिन, 
निर-|+आ -+-कृ -+ श- टाप्‌ | ॥. प्रत्याख्यान, निष्का- 
सन, अस्वीकरण 2. इंकार 3. अवबाधा, विध्न, रुका- 
बट, हस्तक्षेप विरोध, प्रतिरोध । 

निराग (वि०) [निवत्तः रागो यस्मात्‌ प्रा० ब०] उत्कण्ठा- 
रहित, जिसमें जोश न रहे । क्‍ 

निरादिष्ट (वि०) [ निर-+-आ-+दिश-क्त |] जो ऋण 
वापिस कर दिया गया हो । 

निरामालः [ मि--रम्‌--आल ] कंथ का वक्ष । 


निरास: [ निर+अस-+घछक्म | ॥. प्रक्षेपण, निर्वासन, 
वाहर फँक देना, हटाना 2. उगलना 3. निराकरण 
4. विरोघ । क्‍ 

निरिगिणी,-नी | निः तिभृतं जनमिद्धभति प्राप्नोति--- 
निर--इंगू--इनि--डीप | परदा, घूंघट । 

निरीक्षणम, निरीक्षा | निर--ईक्ष --ल्यूट, अ--टाप्‌ वा | 
. दृष्टि 2. देखना, ध्यान देना, नज़र डालना, 
अवलोकन करना 3. ढँढना, खोजना 4. विचार, 
खयाल,--निरोक्षया को बाबत, के विषय 5. आशा, 
प्र्याशा 0. ग्रहदशा। । 

निरोहं, षम्‌ [ निर+-ईश -- (घ)-+ के ] हल का फाल । 

निरक्त (वि०) [निर+वच्‌--क्त ] . अभिहित, 
उच्चरित, अभिव्यक्त, परिभाषित 2. उच्चस्वर से बोला 
हुआ, स्पष्ट,--क्तम्‌ 4. व्याख्या, निवेचन, व्यत्पत्ति- 
सहित व्याख्या 2. छ: वेदांगों में एक जिसमें अप्रचलित 
शब्दों की व्याख्या की गई हे, विशेषकर वंदिक शब्दों 
की--नाम च धातु जमाह निरुक्‍्ते--नि० 3. यास्क 
ढवारा निघण्ट पर किया गया भाष्य । 


निरुक्ति: (स्त्री०) | निर-+वच्‌+ क््तिन्‌ | . व्युत्पत्ति, 
शब्दों की व्यत्पत्तिसहित व्याख्या 2. (अलं० शा० 
में) एक काव्यालंकार जिसमें शब्द की व्यत्पत्ति की 
मनमानी व्याख्या की जाय, परिभाषा इस प्रकार हँ- 
निरुक्तियोंगितो नाम्नामन्यार्थत्वप्रकल्पनम्‌, ईदशरचरि- 
तर्जाने सत्यं दोषाकरों भवान्‌--चन्द्रा० ५॥१६८, 
(दोषाक र:--दोषाणामाकर: ) । 

निरुत्सुक (वि०) [निर्‌-उद --सू --क्विप्‌ -- कन्‌ ,हस्व: | 
. अत्यंत आतुर, 2. उत्सुकतारहित, उदासीन । 

निरुद्ध (भू० क० कृ०) [ नि+रुध्‌ -+ क्त | . अवबाधित, 
प्रतिरुद्ध, अवरुद्ध, नियन्त्रित। दमन किया गया--- 
उत्तर०७ १।२७ 2. संसीमित, बंदीकृत॥ सम०--कंठ 
(वि०) जिसका सांस रुक गया हो, दम घट गया 
होी,--गदः मलद्वार का अवरोध । 


निरूढह (वि ० ) [ नि-+रुह +क्त | परंपरागत, प्रचलित, 


रूढ़ (शब्द का अर्थ--विप० यौगिक अर्थात्‌ व्यत्प- 
त्यर्थ) द्यौनें काचिदथवा5स्ति निरूढा सेव सा चलति 
यत्र हि चित्तम--न० ५।५७ 2. अविवाहित,--ढः 


( ५३६ ) 


!, अन्तनिधान, न्यास (जैसा कि “लाल” 
लालिमा') । सम०--लक्षणा शब्द का वह गौण 
प्रयोग जो वक्‍ता के विशेष आशय या विवक्षा पर 
निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके स्वीकृत या लोकरूढ़ 
प्रचलन पर आधारित है । 

निरूढिः (स्त्री०) [नि-+रुह +क्तिन्‌ ] ॥. प्रसिद्धि, 
ख्याति 2. जानकारी, परिचय, प्रवीणता-- नपविद्यास 
निरूढिमागता--कि० २।६ 2. संपुष्टि । 

निरूपणम,-णा [ निर-+ रूप --- णिच- ल्यट; स्त्रियां ठाप 
सच | . रूप, आकृति 2. दृष्टि, दशन 3. हुंढना 
खीजना 4. निशचयन, अन्वेषण, त्तिर्धारण 5. परिभाषा। 


निरूफित (भू० क० क्ृ०) [ नि+रूप-+णिच्‌ +-कक्‍त | 
. देखा गया, खोजा गया, चिह्नित, अवलोकित 
2. नियत, चुना हुआ, निर्वाचित 3. विवेचन किया 
गया, विचार किया गया 4. निरचय किया गया, 
निर्धारित । 

निरूहः [ नि+रुह -|-घज्मय ] . वस्तिकर्म का एक प्रकार 
2, तकायक्ति ऊानिश्चितता।निश्वय 4. वाक्य 
जिसमे न्‍्यूनपद न हो, संपूर्ण वाक्य । 

निऋतिः [ निरऋ-- क्तित ) 4. क्षय, नाश, विघटन 
2. संकट, अनिष्ट, विपदा, विर्षात्त--सा हि लोकस्य 
मनिऋ्नति:--उत्तर० ५३० 3. अभिज्ञाप, आक्रोश 
4. मृत्य, मतिमान विनाश, मत्य या धिनाश की देवी 
दक्षिण-पश्चिम कोण की अधिष्ठात्री देवी-मनु० 
११।११९ | 

निरोधः, निरोधनम्‌ | नि+रुघ--घछज , ल्यूट वा ) !. कद 
करना, रोधागार में रखना, हवालात में रखना-मन ० 
८।२१०,३७५ 2. घेरता, ढक देना--अमरु ८७ 
3. प्रतिबंध, रोक, दमन, नियंत्रण८"-योगश्चित्तवत्ति- 
निरोध: --योग०, कु० ३।४८ 4. रुकावट, अवबाघा, 
विरोध 5. चोट पहुंचाना, दण्ड देना, क्षति पहुँचाना 
6. ध्वंस, विनाश 7. अरुचि, नापसंदगी 8. निराशा, 
भग्नाशा । 

निर्ग: [ निर॒+गम्‌्-- ड | देश, प्रदेश, स्थान । 

निर्गधनम्‌ [ निर्‌ + गंध्‌-- ल्यूट ) वध, हत्या । 

निर्गंस: [ सिर गम्‌--अप ) . बाहर जाना, चले जाना 
-7रघ० ११।३ 2. बिदायगी, ओझल होना--रघू्‌ ० 
१९।४६ 3. द्वार, मार्ग, निकास--कथमप्यवाप्तनिगं म 
प्रययो-का ० १५९ 4. निष्क्रमणाबाहरजानेकाद्वारा 

नि्गंभमनम [ निरय+गम्‌+ल्यट्‌ ) बाहर तिकलूना या 
चले जाना । 

निग्‌ ढ़ः [ निर-|-गृह +कक्‍्त ] वक्ष का कोटर । 

निग्नयनम्‌ [ निर- ग्रन्थ -- ल्यट |) वध, हत्या । 

निघट:,--ठटस [| निर+चघण्ट +- घञझ ] [. शब्दावली, शब्द 
सग्रह 2. सूचीपत्र । 


निघंषंणम [| निर--घष्‌ -- ल्यट | रगड़, टक्कर । 

निर्घातः [ निर+-हन्‌--घज्य ) 4. घिनाश 2. बवंडर, 
हवा का प्रचंड झोंका, आँधी 3. हवा की सनसनाहट 
आकाश में हवा के झोंकों के टकराने का शब्द 
निर्घातोग्र: कुजलोनाझा जिघांसुरज्यानिर्षोषि: क्षोभया- 
मास सिहानू--रघु ० ९१६४, मनु० १।३८, ४।१०५, 
७, याज्ञ ७ १(!१४५, (वायना निहतो वायगेंगनाच्च 
पतत्यघः, प्रचंड घोरनिर्घोषो निर्घात इति कश्यते) 
भूकंप 5. वज्पात--अहह दारुणी दवनिर्षातः 
-उत्तर० २॥। 

निर्घालम्‌ [ निर+हन्‌+णिच्‌ +-ल्यूट |) बलपूवंक 
बाहर निकालना, प्रकाशित करना । 

निर्ंधषिः: [ निर+घष--घज्म ]) !. ध्वनि--वेणी० ४ 
रघ० १।३६ 2 निनाद, खड़खड़ाहट, ठनक-- ज्यानि- 


घंषि: क्षोभयामास सिहानू--रघ्‌० ९।६४, भारती 
निर्षोष:--उत्तर० ३ । 

निर्जय:, निजिति: (स्त्री०) [ निर+जि-+-अच्‌ू, क्तिन 
वा ) पूरी विजय, वशीकरण, परास्त करना । 

निझ्नर:ः---रम्‌ [ निर+झू-+अप्‌ | झरता, जल प्रपात 
घनघोरवृष्टि, वारिप्रवाह, पहाड़ी झरना - शीत॑ 
निझ़नरवारिपानम--नागा ० ४, रघ० २।१३, शा० 
२।१७, २१, ४।६,--रः 4. भूसी जलाना 2. हाथी 
8. सूय का घोड़ा 

निमनरिन्‌ (प॑०) निझ्नर-- इनि ]) पहाड़ । 

निझमरिणी, नि॑री [ निम्मरिन +डीष, निर्झर-+डीप्‌ | 
नदी, पहाड़ी झरना--स्खलनमख रभूरिल्लोतसी निर्श- 
रिण्य:---उत्तर ० २।२० ।॥ 


निर्णय [ निर-नी+अच्‌ ] 4. दूरीकरण, हटाना 2. 
पूर्ण निश्चय, फैसला, प्रकथन, निर्धारण स्थिरीकरण 
->संदेहनिर्णयी जात:--श० १।२७, मन॒० ८।३०१, 
४०९, ९(२५०, यज्ञ ० २।१० हृदय निर्णयमंव धावति 
--कि० २।२९ 3. घटना, अटकल, उपसंहार, (तकं० 
में) प्रदर्शन 4. विचारविमश, गवेषणा, विचारण 35. 
किसी विचारपति द्वारा फिसी विवाद के बिषय में 
स्थिर किया गया मत, व्यवस्था, फैसला--सर्वेज्ञस्या- 
प्येकाकिनो निर्णयाभ्यपगमो दोषाय--मारूवि० १ ॥। 
सम ०---पाद: निर्णय की , आज्ञप्ति; फरमान, व्यवस्था 
(विधि में) 
निर्णायक (वि०) [ निरज्-्नी+ण्वुल | निर्णय देने 
वाला, अन्तिम फसला करने वाला | 

निर्णायनम [ निर-नी+ल्यट |] . निश्चय करना 2 
हाथी के कान का बाहरी कोण । 

निणिक्त (भू० क० कु०) [ निर+निज्‌+कक्‍्त ] धुला 
हुआ, शद्ध किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ -रघु० 
९७।२२ | 


( ५३७ ] 
निणिक्तिः (स्त्री०) [ निर-+निज्‌ -क्तिन्‌ ] 4. घलाई । निर्धत (भू०क० कृ०) [निर+ध-+कक्‍त] . हिलाया 


प्रायश्चित्त, परिशोधन महावी० ४।२५ । गया, हटाया गया रघृ० १२।५७ 2. परित्यक्त, 

निर्णेक: [ निर+-निज्‌ +-घज्म_ ] . धुठाई, सफाई 2. अस्वीकृत 3. वंचित, रहित 4. टाला गया ५. निराइृत 
संक्षालऊन 3. परिशोधन, प्रायश्चित्त । 6. नष्ट किया गया, (दे० “निस्‌” पूर्वक “ध्‌ )। 

निर्णजक: [ निर--तिज्‌ - ध्वुल्‌ | धोबी । निर्धात (भू० क० क्ृ०) [निर+धाव्‌-+कक्‍्त| .' धो 

निर्णजनम्‌ | तिर + निज ज्‌+ल्यूट्‌ | 4. सक्षालन 3, प्राय- दिया गया, रघ० ५॥४३ 2. चमकाया गया, उज्ज्वल । 

दिचत्त, परिशोधन (किसी अपराध के लिए) निबंध: [निर +बंध+घजा ] . आग्रह, हठ, जिद 

निणोंदः [ निरनिद्‌ -- घछ्म_ | दूर करना, निर्वासन । दुराग्रह-- निबंधसंजातरुषा (गुरुणा )--रघु० ५।२१, 


निदंट,--ड (वि०) [>-निर्देय पृषो० साधु: | 4. निष्क- क० ५।६६ 2. दढ़ाग्रह, भारी मांगा जत्यावश्कता 
रुण, नशंस, निर्मम 2. दूसरों की त्रटियों पर हषे [निबंधपृष्ट: स जगाद--रघ्‌ ० १४॥३२, अत एव खलऊ 
मनाने वाला 3. ईरष्याल 4. गालीगलौज करने वाला, | निबंध:--श० ३ 3. ढिठाई 4. दोषारोपण 5. कलह, 
पिश॒न 5. व्यथं, अनावश्यक 06. प्रचंड /. पागल, झगड़ा । 
उन्मत्त ।  निर्बहंण--दे० निबहंण । 
निरदं.-रिः [ निर+दु#अप्‌, इन्‌+वा ] कन्दरा | निर्भेट (वि०) [निर-+भट््‌-+अच्‌ | कठोर, दृढ़ । 
हज आर) है | निर्भत्सनम,--ता [निर--भत्स --ल्यूट्‌, स्त्रियां टाप च] 
निदंलनम्‌ [ निर-- दल्‌--ल्यूट्‌ ] दुकड़े २ करना, तोड़ना, . धमकी, घडकी,--शि ० ६।६२ 2. गाली, सझिड़की 
नष्ट करना । बरा-भला कहना, दोषारोपण 3. दुर्भावना 4. लाल 


निदेहनम्‌ [ निर--दह +ल्य | जलाना, दग्ध करना। रंग, लाख । 
निर्दाव (१०) [निर-दा (दो)--तच | ॥. निराने  निर्भेदः [निर--भिद-+घरा] . फट जाना, विभक्‍त 
वाला 2, दाता 3. किसान, खेती काटने वाला । करना, टकड़ें २ करना 2. फटन, दरार 3. स्पष्ट 
निर्दारित (वि०) [ निर+द+णिच्‌ --क्त | ै. फाड़ा लेख या घोषणा--माल॑वि० ४ 4. नदी का तहूू 
हुआ, विदीर्ण 2. खोला हुआ, काट कर खोला हुआ 5. किसी बात का निर्धारण । 
>+शि० १८।२८ । नमिमंथः, निमंथन, निमंथः, निमंथन [निर-+मर्थ--घज्ण 
निदिग्ध (भू० क० कृ०) [ निर+दिह -|क्त | 4. लेप ल्यट वा, निर-+मंथ-+घजा, ल्यूट वा) रगड़ना 
किया हुआ, मालिश की हुई 2. सुपोषित, स्थूरूकाय, मथना, हिलाना 2. दो अरणियों (लकड़ी के टुकड़ों ) 
हृष्ट पुष्ट । की आग पंदा करने के लिए आपस में रगड़ना 
निर्दिष्ट (भू० क० क्ृ०) [निर-+-दिश्‌--क्‍क्त ]. इशारे से अरणि । 


निर्मथ्य (वि०) [निर्‌-+-मंथ+ग्यत्‌ | 4. हिलाय जाने या 
मर्थ जाने के योग्य 2. (आग की भांति) रगड़ से 
पैदा करते के योग्य--थ्यम अरणि (वह लकड़ी जिसे 
रगड़ कर आग पैदा की जाती ह) 


मिर्माणम [निर+मा-+ल्यूट] 4. मापना, नाप--यतर्चा- 
ध्वकालनिर्माणम्‌ू--पा० २।३।२८ वाति० 2. माप 
फलाव, विस्तार अयमप्राप्तनिर्माण: (बाल: )--रामा ० 
'पूण विकास को अभी प्राप्त नहीं हुआ 3. उत्पादन 
रचना, निर्मिति, ईदशो निर्माणभागः परिणतः---उत्त र० 
४ 4, सृष्टि, रचित वस्तु रूप-- निर्माणमेवहि तदादर- 
लालनीयम्‌--मा ० ९।४९ 5. रूप, बनावट, आकृति 
>-शरीरनिर्माणसद्शा नन्‍्वस्यानुभाव:--महावी ० १ 
0: रचताः कृति] मवन--णा उपय्‌ क्‍्तता, ओऔचित्य, 
सुरोति। 
निर्मल्यम्‌ [निर--मल-+-ण्यत्‌| . शुद्धता, स्वच्छता, 
निष्कलंकता 2. किसी देवता के चढ़ावे का अवशेष 
फूल आदि--निर्माल्योज्म्ितपुष्पदामनिकरे का पट- 
पदानां रति:--शछ्ूंगार० १०-३. देवता पर समपित . 


बताया हुआ, दिखाया हुआ, संकेतित 2. विशिष्ट, 
विशिष्टीकृत 3. वाणित 4. अधिन्यस्त, नियत 5. 
दुढंतापवबक कहा हुआ, प्रकधित 6. निश्चय किया 
हुआ, निर्धारित 7. आदिष्ट । 


निर्देश! [निर-+दिश्‌--घजा ] . इशारा करना, दिख- 
लाना, संकेत करना 2. आदेश, हुक्म, निदेश --रघु० 
१२।१७ 3. उपदेश, अनूदेश 4. बतलाना, कहना, 
घोषणा करना 5. विशेषता करना, विशिष्टीकरण, 
विशिष्टता, विशिष्टोल्लेख--अयुक्तोयं निर्देश:-महा ०, 
भग० १७।३३ 6. निरचय 7. पडौस, सामीप्य । 

निर्धारः, निर्धारणम्‌ [निर--धर्नणिच +घजा ल्यट वा] 
. बहुतों में से एक को विशिष्ट करना, था पृथक 
करना -यतइच निर्घारणम्‌--पा० २।३।४१, विक्रम० 
३॥९२ 2. निरवय करना, फंसला करना, निर्णय 
करना 3. निश्चितता, निश्चय । 

निर्धारित (भू० क० कृ० ) [निर-|ध-+णिच्‌ -- क्त | 
निर्धारण किया गया, भमिर्तय किया गया, स्थिर किया 
गया, निश्चित किया गया, दे० 'निस्‌ पूवक घ॒ु । 


६८ 


हा ललललुुबकबकलक ममनकसपकनलर कक ८ अबमाााााााय 75 ााामााााणआओ लता चाचा 22% %:७ऋ॑आंा्ााेाणनाणथणथाआईछईछातननन“ननानानातातईाईछाछाछाछाताातनानानाााााननााणनणणथणठणछांा ४८ ४ ऋ ऋचा ााााांणभाननाननणणणणणणनानाणंााााामममणनननणणणणशा४७४णकाआणणणणा मम घी 


( ५३८ ) 


करने के परचात्‌ मूर्माय हुए फूल--निर्माल्य रथ 
ननतेउवधी रितानाम---शि ० ८।६० 4. अवशेष । 

निमसितिः (स्त्री०) [भनिर-- मा+ क्तिन ) उत्पादन, सजन 
निर्माण, कलात्मक वस्तु की रचना--नव रसरुचिरां 
निर्मितिमादधती भारती कवेजयति । 

निर्मुक्त (भू० क० कृ०) [निर+मच्‌ +क्त] . छोड़ा 
हुआ, मुक्त किया हुआ, स्वतंत्र किया हुआ--रघु ० 
१।४६ 2. सांसारिक अन्‌रागों से मकक्‍त 3. वियकत, 
अलग किया हुआ,--क्त: साँप जिसने हाल ही में 
अपनी कचूली छोड़ी हो । 

निर्मलनम [ निर+मल --णिच्‌ -| ल्यट | उच्छेदन, जड़ से 
उखाड़ फेंकना, उन्मूलन (आलं० भी) कमनिर्मलन- 

क्षम:---भत ० ३॥७२ । 

निर्मंष्ट (भू० क० कृ०) [| निर--मज्‌--क्‍त |] पोंछा गया, 
घोया गया, रगड़ा गया---निमुष्टरागोह्घर:--सा० 
द्‌० १। 

निर्मोक: [निर+मच्‌ -- घझ ]॥. मकक्‍त करना, स्वतंत्र 
करना 2. खाल, चमड़ी, विशेष रूप से कंचली--रघ ० 
१६।१७, शि० २०।४७ 3. कवच, जिरहबख्त 4 
आकाश, अन्तरिक्ष । 

भिर्मोक्ष: | निरू+मोक्ष --घञ ] मुक्ति, छटकारा--रघु० 
१०।२ । 

निर्मोंचनम्‌ [ निर-+ मुच- ल्यट ] मुक्ति, छटकारा । 

निर्याणम [ निर-+-या-ल्यूट | . निष्क्रमण, बाहर जाना, 
प्रस्थान करना, बिदायगी 2. अन्‍न्तर्घान, ओझल 3 
मरण, मत्य 4. चिन्तन मुक्ति, परमानंद 5. हाथी की 
आँख का बाहरी किनारा--वारणं निर्याणभागे5भिष्नन 
>-देश ० ९७, निर्याणनियंदसूजं चलितं निषादी --शि० 
५।४१ 6. पशुओं के पेर बाधघन की रस्सी, पकड़ा 
>-निर्याणहस्तस्थ पुरो दृधक्षतः--शि० १२।४१ । 

निर्यासमम [ निर+यत्‌--णिच्‌ -- ल्यट | 4. वापिस 
करना, लौटाना, अपंण करना, (धरोहर ) प्रत्यपंण 
करना 2. क्रूणपरिशोध 3. उपहार, दान 4. प्रतिहिसा, 
बदला (जैसा कि वर निर्यातन ) 5. वध, हत्या । 


निर्षातिः (स्त्री०) [ निर-+-या- क्तिन्‌ ] 4. निकलना 
प्रस्थान 2. इस जीवन से बिदा लेना, मरण, मत्य । 

निर्याम: [ निर+यम्‌-+-णिच --घझ | मल्लाह, कण्णंधार 
या चालक, नाविक, नाव खने वाला । 

निर्यास: ,--सम्‌ [ निर-+यस --घजञ_ ] वक्षों या पौधों 
का निःक्षवण, गोद, रस, राल--शालनिर्यासगंधिभि 
--रघ० १।३८, मन्‌० ५।६ 2. अकं, सार, काढ़ा 
3. कोई गाढ़ा तरल पदाथ । 

नियंहः [ निर-- उह+क; पृषो० साथ: ] . कंग्रा, 
मोनार, बुज या कलश (जो स्तम्भ या दरवाजों पर 
बनाया जाता हूँ) वितदिनियंहविटंकनीड:---शि० ३। 


५५, (यहां मल्लिनाथ इसका अर्थ लिखते हैं --“मत्त 
वारणाख्य: उपाश्रय:” और वेजयन्ती का उद्धरण 
देते हें, संभवत: इसका नाम इसके हाथी के रूप की 
समानता के कारण पड़ा है) चारूतोरणनियूंहा 
--रामा० 2. शिरोभूषण, चड़ामणि, म॒कुट 3. दीवार 
में लगी खूंटी 4. दरवाजा, फाटक 5. सत्त्व, काढ़ा । 

निलुझ्वनस्‌ [ निर्‌-|-लुज्च्‌- ल्यूट्‌ू ] उखाड़ना, फाड़ना, 

““छोीोलनाग 

निलुंठनम्‌ [ निर्‌-| लुण्ठ -+ ल्युट्‌ ] . 
2, फाड़ डालना । 

निलखनम्‌ [ निर+ लिख - ल्यट ] 4. खरचना, खरोंचना, 
नोचना 2. खरचनी, रांपी । 


निल्वेबनी [ निर-ली- ल्यूट, पूषो० साध: | सांप की 
केचुली । 

निर्वेचनम [ निर--वचत्र +ल्यूट्‌ | 4. उक्ति, उच्चारण 
2. लोकप्रसिद्ध उक्ति. लोकोक्ति 3, व्यत्पत्तिसहित, 
व्यत्पत्ति 4. शब्दावली, दब्दसची । 

निर्देषणम्‌ [ निर-- वप्‌-- ल्युट्‌ | . उडेल देना, भेंट करना 
2. विशेष रूप से पितरों को पिडदान, तर्पण--मन्‌ ० 
३।२४८, २६० 3. उपहार प्रदान करना 4. पुरस्कार, 
दान । 

निर्वणंनम [ निर-/ वर्ण +ल्यूट ] 4. नजर डालना, देखना 
दृष्टि 2. चिह्न लगाना, ध्यान पुवंक अवलोकन करना । 

निबतेक (वि०) (स्त्री०--टिका) [| निर--वृत्‌+णिच्‌ 
+णप्वूल ) प्रा करने वाला, निष्पन्न करने वाला, 
समाप्त करने वाला, कार्यान्वित करने वाला, सम्पन्न 
करने वाला । 

निवंतेनम [ निर--वृत्‌--णिच्‌ -ल्यूट्‌ ) निष्पत्ति, पूर्ति, 
कार्यान्वित । 

निवहणम्‌ [ निर-- वह-+लल्‍्युट्‌ ] !, अन्त, पर्ति--शि० 
१४।६३ 2. निर्वाह करना, अन्त तक निबाहना 
जीवित रखना --मानस्थ निवृंहणम्‌--अमरू 3. ध्वंस 
स्वनाश 4. (नाटकों में) उपक्रांति, वह अन्तिम 
अवस्था जब कि महान्‌ परिवतेन का अन्तिम क्षण हो, 
नाटक या उपच्यास आदि का उपसंहार--तत्कि 
निमित्तं कुर--विक्रृतनाटकस्येव अन्यन्मुखेउन्यनिवंहणे 
-ममुद्रा० ६ । 

निर्वण (भू० क० कु०) [ निर+वा-+क्‍त | 4. फूंक 
मार कर बुझाया हुआ, (आग या दीपक की भांति) 
बझाया गया--निर्वाण-वरदहनाः प्रशमादरीणाम्‌ 
>जवेणी ० १७, कु० २॥२३ 2. खोया हुआ, लुप्त 
3. मत, मरा हुआ 4. जीवन से म॒कक्‍त 5. (सूर्य की 
भांति ) अस्त 6. शान्‍्त, चुपचाप 7. डूबा हुआ,--णम्‌ 
. बच्चाना--१।१३१, शननिवरणमाप्नोति निररिधन 
इवानल:--महा ० 2. दृष्टि से ओझल होना, लोप 


लटना, लूटखसोट 


( ५३९ ) 


होना 3. विघटन, मृत्यू 4. माया या प्रकृति से म॒क्ति 
पाकर परमात्मा से मिलन, शाइवत आनन्द - निर्वाण- 
मपि मन्य5हमन्तरायं जयश्रियः--कि० ११६९, 
रघु०ण १२।/१ 5. (बौद्ध-विषयक) सांसारिक 
जीवन से व्यक्ति का पूर्ण निर्वाण, बौड़ों 
को मोक्षप्राप्ति 6. पू्णं और ज्ञाइवत शान्ति, सदा के 
लिए विश्राम--कि० १८।३९ 7. पूर्ण संतोष या 
आनन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द---अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम 
“>“-शरश० ३, मालवि० ३।१, शि० ४।२३, विक्रम० 
३।२१ 8. विश्वाम, विराम 9. शनन्‍्यता 0. सम्मिलन, 
साहचय, संगम . हस्तिस्नान--दे ० “अनिर्वाण 
रघृ० १/७१ में 2. विज्ञान में शिक्षण। सम० 
-“भूयिष्ठ (वि०) प्रायः आंखों से ओझल या लप्त 
“-निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीये संधृक्षयंतीव वपुर्गणन 
--कु० ३।५२,--मस्तकः मक्ति, मोक्ष । 


निर्वादः [ निर--वद्‌ --घज्ण | . दोषा रोपण, दुवंचन 
2: बदनामी, लोकापवाद, परिवाद--रघ ० १४।३४ 
3. शास्त्राथ का निर्णय 4. वाद का अभाव । 

निर्वापः | निर+वप्‌+-घज्ण | दे० “निवेपणम' । 

निर्वाषणम [ निर-+-वप्‌+-णिच--ल्यट | . चढ़ावा, 
आहुति, पिडदान या श्राद्ध 2. भेंट, दान 3. बुझाना 
गुल करना 4. उडलना, बखेरना, (बीज का) बोना 
5. पुरस्करण, प्रदान 6. निराकरण, उपशमन, शान्ति 
--करतव्यानि दुःखितेदु:खनिर्वापणानि--उत्तर० ३ 
7. विनाश 8; वध, हत्या 9, ठण्डा करना, विश्रांति 
करना--शरी रनिर्वापणाय--श० ३ 0. प्रशीतलरू 
और ठंडा उपचार । 


आय मा «मा. ५... मूहु ० मूह+००मु+----नूहनाम््माहह गा... 0 जा... जा अकक.....ुु.]]]]]]]]]3ु6लुलँल2ल 2 )-ीन-६त -ेतीी तन. ....0.-ककक.आ........._ल€ल€लबञञ/--++ उलट" फतह हब उन दर" इमकलयकूूूट...टलक कर; नाक. 


3 े भ$।भोो>भोीतीाीर)ा।  क्षान नी ना अत 


निर्वासः:, निर्वापतम्‌ [ निर--वस +-घछ्य, निर--वस-- 


णिच्‌--ल्यद | 4. निकालना, निर्वासन करना, देश- 
निकाला देना 2. वध, हत्या । 

निर्वाहः [ निर--वह +-घरञ ] . निबाहना, निष्पन्न 
करना, संपन्‍न करना 2. सम्पूरति, अन्त 3. अन्ततक 
निबाहना, सहारा देना, दढ़तापूर्वक डटे रहना, घैये-- 
निर्वाह: प्रतियन्‍नवस्तुष सतामेतद्धि गोत्रव्नतम--मद्रा ० 
२।१८ 4. जीवित रहना 5. पर्याप्ति, यथेष्ठ व्यवस्था, 
अक्षमता 6. वर्णन करना, बयान करना । 


निर्वाहणम्‌ [ निर+-वह -णिच्‌ --ल्यद ] दे० “निवहण' । 

निविण्ण (भू० क० कृ० ) [ निर--विद्‌ -|- कत | . निर्वेद- 
युक्त, खिन्‍न, मृच्छ० १११४ 2. भय या शोक से 
अभिभूत 3. शोक से कृश 4. दुरुकत, पतित 5. किसी 
वस्थु से घृणा--मत्स्याशनस्य निर्विण्ग:--पंच० १ 
6. क्षोण, मुर्माया हुआ 7.विनम्नर, विनीत । 
निविष्ट (भू० क० क्ृ०) [निर+विश॒-क्‍्त |] 
. उपभुकत, अवाप्त, अनुभुत 2. पूणतः उप- 
भुक्‍्त--रघ्‌ु ० १२।१, 3. पारिश्रमिक के रूप में 


प्राप्त--निविष्टं वश्यश्द्रयो:--गौ० 4. विवाहित 
5. व्यस्त । 

निवंत (भू० क० कृ०) [निर-+-व+कत ] .. संतप्त 
संतुष्ट, प्रसन्‍न, निवृतों स्व:--श० २।४ 2. निर्श्चित, 
बेफ़िकर, आराम में 3. विश्वान्त, समाप्त । 

निवतिः (स्त्री०) [निर-व-+क्तिनू | . संतृप्ति, 
प्रसन्‍नता, सुख, आनन्द, बत्रजति निवेतिमेकपदे मनः--- 
विक्रम० २।९, रघ० ९।३८, १२।६५, श० ७।१९ 
शि० ४।६४, १०२८, कि० ३।८ 2. शान्ति, विश्राम 
विश्रान्ति 3. मक्ति, निर्वाण-दद्वारं निवंतिसअनो 
विजयते क्ृष्णेतिवर्णद्यम्‌--भामि० ४।१४ 4. संपूर्ति 
निष्पत्ति 5. स्वतंत्रता 6. अन्तर्धान होना, मृत्य, 
विनाश । 

निवृत्त (भू० क० ०) [ निर--वृत्‌-+क्त ] निष्पन्न, 
अवाष्त, सम्पन्न । 

निवत्तिः (स्त्री०)) [निर-+व॒त्‌+क्तिन |! निष्पन्नता 
पूर्णता, सम्पन्तता--मन्‌ ० १२११ । 

निवंदः [ निर-|विद-- घझा ] . घणा, जगप्सा 2. अति- 
तृप्ति, छक जाना 3. विषाद, निराश, अवसाद-- 
परिभवान्निवेदमापद्यते--मच्छ ० १।१४ 4. दीनता 
5. शोक 6. विरक्ति--भग० २॥५२, (एक प्रकार 
की भावना जिससे शान्तरस का उदय होता हे-- 
काव्य ०-निवदस्थायिभावो5स्ति शांतोडषपि नवमी रस 
7. स्वावमान, दीनता (तंतीस संचारिभावों में से 
एक ), तु० रस० में दी गई परिभाषा से, (निम्नांकित 
दृष्टांत दिया गया हँ--यदि लक्ष्मण सा मगेक्षणा न 
मदीक्षासरराण समेष्यति, अमना जडजीवितेन सें जगता 
वा विफलेन कि फलम । 


निवज्ञः [ निर-- विश -- घछ्म ] . लाभ, प्राप्ति 2. मज़- 
दूरी, भाड़ा, नौकरी 3. भोजन, उपभोग, सेवन 
4. भुगतान को अदायगी 5. प्रायश्चित्त, परिशोधन 
6. विवाह 7. मूछित होना, बेहोश होना 8. छिद्र 
रंध्र । 

निव्यंड (भू० क० कृ०) [निर-+वि--वह -क्त | 
. पूरा किया गया, समाप्त किया गया 2. उदगतया 
उदित, वर्धित, विकसित-मुहरतनिव्यंडविस्मय--मा ० ७ 
निव्यंड्सौहृदभरेति--६। १७, (उपचित--जगद्धर ) 
3. प्रतिसमर्थित, पूर्णतः प्रदर्शित, सत्यप्रमाणित 
श्रद्धाप्वक या अन्त तक पालन किया गया--हा तात 
जटायो निव्य ढस्ते5पत्यस्नेह:--उत्तर० 3. निर्व्यढ 
संभावनाभारो बुद्धरक्षितया--मा० ८, नि्यढें 
तातस्य कापालिकत्वम्‌ू--मा ० ४॥९, १०, महावी० 
७।८ 4. परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 

निर्व्यदिः (स्त्री०) [निर--वि--वह--क्तिन्‌] . अन्त 
पूति 2. शिखर, उच्चतम बिदु। 


( ५४० ) 


निर्व्यहः [निर+वि+वह्‌+घञा_ | दे० 'नियंह' 4. कंग्रा 
2, शिरस्त्राण, कलगी 3. दरवाजा, फाटक 4. दीवार 
में लगी खूँटी या ब्रकेट 5. काढ़ा । 

निहंरणम [निर-ह+ल्यूद] . शव का दाहसंस्कार के 
लिए ले जाना, शव को चिता पर रखना 2. ले जाना, 
बाहर निकालना, निचोड़ना, हटाना 3. जड़ से 
उखाड़ना, उन्मलन करना । 

निर्हादः [निर+हद+घजञा |] मलोत्सगें, मलत्याग । 

निहारः [निर+ह+घञा ) (. ले जाना, दूर करना, 
हटाना 2. बाहर खींचना, उखाड़ना 3. जड़ से उखा- 
डना, विनाश 4. मृतक शरीर को दाह संस्कार के 
लिए ले जानां 5. निजी धन संचय, निजी जमा 
--मन० ९।१९९ 6. मलत्याग, (वि० आहार ) 


निर्हारिनू (वि०) [निरु+ह+णिनि]। पालन करने 
वाला 2. व्याप्त, ( गंधादिक ) विस्तारशील 3. 
गंधय क्त । 


निह ति: (स्त्री०) [निर+ह-क्तिन्‌| माग से हटाना, 
दूर करना । 

निर्ह्ांदः [तर-हृद्‌ +घतञ्_ | ध्वनि,--रघु ० १।०१। 

निल्‍लूयः [नि+-ली-+अच्‌ | 7. छिपने का स्थान, (जानवरों 
का) भठ या मांद, (पक्षियों का) घोंसला--शि० 
९।४ 2. आवास, निवास, घर, गृह [प्राय: समास के 
अन्त म॑ ) रहन॑ वाला, वास करने वाला 3. अस्त होना 
छिपना--दिनांते निलयाय गंतुम्‌्-रघु० २।१५, (यहाँ 
यह शब्द “प्रथम अथ' को भी प्रकट करता ह । 

निलयनम्‌ [नि+ली-+ल्यूट | . किसी स्थान पर बसना, 
उतरना 2. शरणगृह, घर, गृह, आवास । 

निलिपः [नि+लिप्‌ +श, नम ] . देवता -निलिपर्मक्ता- 
नपि च निरयान्तरनिपतितान --गंगा० १५ 2. मछतों 
का दल | सम०--निश्न॑ रो स्वर्गीय गंगा । 

निलिया, निलिपिका [निलल्‍िम्प+दापू, कन्‌+टठाप्‌, इत्व॑ 
च| गाय । 

निलीन (मू० क० कृ०) [नि+ली-+क्त | 4. पिघला 
हुआ या गला हुआ 2. बन्द या लिपटा हुआ, गप्त 
3. अन्तग्रस्त, घिरा हुआ, परिवरुयित 4. ध्वस्त 
नष्ट 5. परिवर्तित, रूपान्तरित (दे० नि पू्वक ली) 


निवचने (अव्य०) [प्रा० स० |] न बोलना, बोलना बन्द 
करक, जिद्चा को रोक कर ('क्व' के साथ प्रयक्‍त 
होने पर गति” के रूप मेंया उपसग के रूप में 
अथवा स्वतंत्र शब्द समझा जाता हं--उदा ० निवचने- 
कृत्य, निवचने कृत्वा--पा० १/४७६) । 

निवपनस [ नि-+वप्‌--ल्थ॒ुट्‌ | 4. बिखेरना, उडेलना, 
नीचे फेंकना 2. बोना 3. पितरों के नाम पर चढ़ावा 
मृतपूर्वजों को लक्ष्य करके दी गई आहुति--को न 
कुले निवपनानि नियच्छतीति >-श० ६२४ । 


निवरा [ नि--वृ+अप्‌ --टाप्‌ ] अक्षतयों नि, अविवाहित 
कन्या । 

निवर्तक (वि०) [नि-+वत्‌-ण्वलू ] . वापिस देने 
वाला, आने वाला या पीछे मडने वाला 2. ठहरने 
वाला, पकड़ने वाला 3. उन्मरूक, निष्कासित करन 
वाला, मिटाने वाला 4. वापिस लाने वाला । 


निवर्तत (वि०) [नि+वृत्‌+ल्यद | . लौटाने वाला 
2. पीछे मड़ने वाला, ठहरने वाला--नम्‌ वापिस 
होना, मड़ना, या वापिस आना, छलौटना-इह हि 
पतता नास्त्यालंबी न चापि निवतंनम्‌ू--शा० ३॥२ 
2. न घटने वाला, बन्द होने वाला 3. रुकने वाला, 
परहेज़ करने वाला (अपा० के साथ) 4. काम से 
हाथ खींचना, निष्क्रियता (विप० प्रवर्तेन )--काम ० 
१।२८ 5. वापिस लाना-- अमरु ८४ 6. पद्चात्ताप 
करना, सुधार करने की इच्छा 7. बीस बांस लम्बी 
भूमि । 

निवसतिः (स्त्री०) [ नि+वस+अतिच्‌ ] घर, आवास 
आवासस्थान, वासगह, निवासस्थान । 

निवसयः [ नि+-वस -|- अथच | गाँव, ग्राम । 


निवसनम्‌ [ नि---वस+ल्यद | !. गृह, आवास, निवास- 
स्थान 2. परिधान, वस्त्र, अन्तवंस्त्र--शि० १०।६० 
रघु० १९।४९१ । 

निवहः--भर्ते ० ३।३७, इसी प्रकार घन दत्य” कपोत' 
आदि 2. सात पवनों में से एक पवन का नाम । 

निवात (वि०) [ निवत्त: वातो यस्मिन्‌ ब० स० |॥. 
से सुरक्षित, जहाँ वाय न हो, शान्त--रघ० १९।४२ 
2. जिसे चोट न लगी हो, क्षति न पहुँची हो, बाधा 
रहित 3. सुरक्षित, अभय 4. सुसज्जित, दृढ़ कबच 
धारण किए हुए,--तः . शरणगह, निवासस्थान, 
आश्रयागार 2. अकाट्य कृवच,--तम्र . वाय से 
सुरक्षित स्थान--निवातनिष्कंपमिव प्रदीपम्‌--कु० 
३।४८, कि० १४।३७, रघु० १३॥५२, ३॥१७, भग० 
६।१९ 2. वायू का अभाव, शान्‍्त, निस्तब्घता--रघु० 
१२।३६ 3. निष्कटक स्थान 4. दृढ़ कवच | 

लिवाप: [ नि+वप१्‌---घछञ | 4. बीज, अनाज, बीज के 
रक्‍्खे हुए दाने 2. मृतक पृव॑जों के पितरों को या 
दूसरे बन्चओं को भेंट, जलतपंण [श्राद्ध के अवसर 
पर) एको निवापसलिलं पिबसीत्य यक्‍तम--मा० 
९।४०, निवापदत्तिभि:--रघु ० ८।८६, निवापांजलय 
पितणाम--५।८, १५॥९१, मुद्रा० ४॥५ 3. भेट या 
उपहार । ४ 

निवार:, मिवारणम | नि+व॒-+णिच्‌+अच्‌, ल्यंट वा ] 
. दूर रखना, रोकना, हटाना-देशनिवारणेश्च 
--रघ्‌ ० ०।५ 2. प्रतिषेघ, बाधा । 

निवासः [ नि+वस्‌--घञा_ ] . रहना, बसना, निवास 


का ( 


करना 2. घर, आवास, वासगृह, विश्वाम-स्थान 
“-निवासश्चिताया:--मुच्छ ० १।१५, शि० ४६३, 
५।२१, भग० ९१८, मृच्छ ० ३।२३ 3. रात बिताना 
4. पोशाक, वस्त्र । 

निवासनम्‌ | नि+-वस-- णिच -|- ल्यट | ॥. निवासस्थान 
2, पड़ाव, डेरा 3. समय बिताना । 

निवासिन (वि०) [ नि+वस्‌+णिनि ] . निवास करने 
बाला, रहने वाला 2. पहनने वाला, बस्त्रों से ढका 
हुआ--कु० ७।२६, (१०) निवासी, आवासी । 

निवि ( बि) ड (वि० ) [ नि+विड+क | 4. निरन्त- 
राल, सघन, सटा हुआ 2. दृढ़, कसा हुआ, पक्का, 
निविडो मष्टिः--रघ० ९।५८, १९।४४ 3. मोटा, 
अप्रवेश्य, घना, अभेद्य--रघ्‌० ११।१५ 4. स्थल 
मोटा 5. महाकाय, विशाल 6. ठढ़ी नाक वाला । 

निविशेष (वि०) [ निवत्तो विशेषो कस्मात्‌ ब० स० |] 
“-अभिन्‍न, समान,--षः अन्तर का अभाव । 

. निविष्ठ ( भू० क० ) [ नि+विशु+क्त | ॥. 

स्थित, ऊपर बठा हुआ 3. पड़ाव डाला हुआ--रघू ० 


१०।६८ 3. स्थिर, तुला हुआ 4. संकन्द्रित, दमन 
किया हुआ, नियंत्रित--कु० ५॥३१ 5. दीक्षित 6. 
व्यवस्थित | 


निवीतम्‌ [ नि+व्य-|-क्त, सम्प्रसारणम्‌ ] 4. यज्ञोपवीत 
पहनना (माला की भाँति गले में धारण करना) 
निवीतं मनष्याणां प्राचीनावीतं पित॒णामपवीत देवानाम 
--जे० न्‍्या० 2. धारण किया हुआ जनंऊ,--त:,-- तम॒ 
परदा, अवगंठन, आवरण' दुपट्टा । 

निवृत ( भू० क० कृ० ) [ नि+व+-क्‍्त ] घिरा हुआ, 
लपेटा हुआ,--तः,--तम्‌--अवगुंठन, परदा, आव- 
रण । क्‍ 

निव॒ति: (स्त्री०) [ नि+-व॒+क्तिन्‌ | आवरण, घरा । 

निवृत्त (भू० क० कृ०) [ नि+वत्त --क्त | 4. लोटा 
हुआ, वापिस आया हुआ 2. गया हुआ, बिंदा हुआ 
रुका हुआ, परहेजगार, ठहरा हुआ, विरत 4. सांसा- 
रिक कार्यों से परहेज करने वाला, इस संसार से 
विरक्‍्त, शान्त 5. असदाचरण के लिए पद्चात्ताप 6. 
समाप्त पूरा, समस्त, दे० नि पूृवक वृत्‌,-त्तम्‌ 
लोटना | सम०--आत्मन्‌ (पुं०) 4. ऋषि २. विष्ण 
की उपाधि,--कारण (वि०) विना किसी अन्य कारण 
या प्रयोजन के (--णः) धर्मात्मा मनृष्य, सांसारिक 
इच्छाओं से अप्रभावित,--मांस (वि०) जो माँस 
खाने से परहेज करता हें, निवृत्तमांसस्तु जनकः 
5-उत्तर० ४,--राग (वि०) जितेन्द्रिय--बत्ति 
(वि०) किसी व्यवसाय से उपरल होनेवाला, - हृदय 
(वि०) हृदय में पछताने वाला । 

निवृत्तिः (स्त्री०)) [ नि+वत्‌--क्तिन्‌_ ] . छौटना, 


५४ ९ 


) ही 


वापिस आना, लोट अना शि० १४६४, रघ० ४८७ 
2. अन्तर्धान, विराम, उपरति स्थगन--शापनिवत्तौ 


निष्क्रियता (विप० प्रवृत्ति) 4. परहेज करना, अरुचि 
--प्रााणाधातन्निवत्ति:--भत॑ ० ३॥३३ 5. छोड़ना 
रुकना 6. वराग्य, सांसारिक कार्यो" से उपराम, शान्ति 
संसार से वियक्ति 7. विश्राम, आराम 8. आनन्द 

कंवल्य 9. मकरना, अस्वीकार करना 40. उनन्‍्मलन 
प्रतिरोध । 


निवेदनम्‌ [ नि+विद--ल्यट | . बतलाना, कह्नना, प्रक- 
थन करना समाचार, उद्धोषणा 2. अपंण करना 
सोंपना 3. समपंण 4. प्रतिनिधान 5. चढ़ावा या 
आहुति | 

निवेद्यम [ नि--विद्‌+ण्यत्‌ ] किसी देवमति को भोग 
लगाना---तु ० “नंवेद्य । 

निवेश: [ नि+विश॒--घज्म | !. प्रवेश, दाखला 2. पड़ाव 
डालना, ठहरना 3. ठहरने का स्थान, शिविर, खेमा 
सेनानिवेश तूमलं चकार---रघृ० ५।४९,७।२, शि० 
१७।४०, कि० ७।२७ 4. घर, आवास, निवास - कि० 
४१९ 5. विस्तार, (छाती को) सुडौरूपना--कि ० 
४८ 6. जमा करना, अपंण करना 7. विवाह करना, 
विवाह, जीवन म॑ स्थिर होना 8. छाप, नकल 9. 
सनन्‍्यव्यवस्था 40. आभूषण, सजावट । 


निवेशनम्‌ [ नि-+ विश -- णिच्‌ - ल्यूट्‌ | 4. प्रवेश, दाखला 
2, ठहरना, पड़ाव डालना 3. विवाह करना, विवाह 
4. लेखबद्ध करना, शिला-लेखन 5. आवास, निवास, 
घर, आवास-स्थान 6. शिविर 7. कस्बा या नगर 
8. घोसला । 

निवेष्ट: [ नि+वेष्ट--- घञ् |] आवरण, लिफाफा । 

निवेष्टनम्‌ [ नि--वेष्ट--ल्यूट्‌ | डकना, लिफाफे में बन्द 
करना । 

निश (स्त्री०) (यह छब्द, कारक की दूसरी विभक्त के 
द्वि० व० के पश्चात्‌ सारी विभक्तियों में निशा शब्द 
के स्थान में विकल्प में आदेश हो जाता हैं, पहले 
पांच वचनों में इसका कोई रूप नहीं होता) . रात 
2. हल्दी 

निशमनम्‌ [ नि+शम्‌--णिच --ल्यट | 4. देखना, अव- 
लोकन करना 2. दशन, दृष्टि 3. सुनना 4. जानकार 
होना । 

निश् (शा) रणम्‌ | नि--शःर-+-(णिच्‌ ) +ल्यूट ] बंध, 
हत्या । 

निशा [ नितरां श्यति तनू्‌करोति व्यापारान्‌ू-श्यो--क 
तारा० | . रात--या निशा सवभूतानां तस्यां जार्गात 


संयमी--भग ० २॥६९ 2. हलल्‍दी। सम०--अदः, 
--अंदनः 4. उलल 2. राक्षस, भूत, पिशाच,--अति- 


( ५४२ ) 


क्रम:,---कप्ययः,-अन्त:,---अवसानम्‌, . रात बिताना 


2. पौ फटना--अदः--निशाद,--अंध ( वि० ) 


जिसे रतौंधा आता हो, रात का अंधा,-- अधोश्य:, 
-“ईशः,/--नाथः,-- पति:,-- मणि:.-- रूम चन्द्रमा, 
चाँद--अधकाल: रात का पूर्वा भाग,--आख्या, 
-आह्ला . हल्दी, -- आदिः सांध्यकालीन प्रकाश:, 
-“-उत्सगें: रात्रि का अवसान, पौ फटना--करः . 
चंदि--कु० ४॥१३ 2. मुर्गा 3. कपूर,--गहम शय- 
नाग।र,--चर (वि०) (स्त्री ०--रा,--री) रात में 
घूमने फिरने वाला, रात को चपचाप पीछा करने 
वाला (--र:) !. राक्षस, पिश्ञाच, भूत, प्रेत--रघु० 
१२।६९ 2. शिव का विशेषण 3. गीदड़, 4. उल्ल 


5. साँप 6. चक्रवाक 7. चौर 'पतिः . शिव और 
2. रावण का विशेषण (री) . राक्षसी 2. रात को 
निश्चित किये हुए समय पर अपने प्रेमी से मिलने के 
लिए जाने वाली स्त्री--राममन्मथशरेण ताडिता दुःस- 
हेन हृदय निशाचरी--रघु० ११।२० (यहां पर यह 
शब्द प्रथम अर्थँ के लिए भी प्रयक्त हू) 3. वेश्या, 
“चर्मन्‌ (पुं०) अंधकार,--जलूम ओस, कोहरा, 
-“द्शिन्‌ (पु०) उल्लू ,--निशम्‌ (अव्य०) पर रात, 
सर्देव--पुष्पम्‌,, सफेद कमलिनी (रात को खिलने 
वाली ) 2. पाला, ओस,-- मुखम्‌ रात्रि का आरम्भ, 
-“ सृगः गौदड़--वनः क्षण,--विहारः पिशाच, राक्षस 
“प्रचक्रतू रामनिशाविहारौ--भट्टि ० २।३६,-- बेदिन 
(पुं०) मुर्गा,--हसः श्वेत कमल, कुम॒द (रात--को 
खिलने वाला) । 

निशात (भू० क० क्ृ०) [ नि-+श्ो--क्त ] !. पहनाया 
हुआ, शान पर चढ़ा कर तेज किया हुआ, तेज --कि० 
१४।२० 2. चमकाया रुआ, झलकाया हुआ उज्ज्वल | 

निशानम्‌ [| नि+शो--ल्यूट |] पहनाना, शान पर चढ़ाकर 
तेज करना । 

निशांत (भू० क० कृ०). [नि-+शम्‌-+-क्‍त ] शांतियक्त, 
शांत, चुपचाप, सहनशील,--तम्‌ घर, आवास, निवास 
++जरल ० १६|४० | 

निशामः [ नि+शम्‌--घजा | निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करता, दर्शन करना । 

निशासनम्‌ [ नि+शम्‌ -+-णिच्‌--ल्यूट्‌ ] !. दर्शन करना, 
अवलोकन करना 2. दृष्टि 3. सुनना 4. बार २निरी 
क्षण करना 5. छाया, प्रतिबिब । 

निशित (वि०) [ नि-+-शो--क्त ] पेना किया हुआ, शान 
पर तेज किया हुआ--निशितनिपाता: शराः:--श ० १ 
१० 2. उद्दीपित,--तम्‌ लोहा । 

निशीथः [ निशेरते जना अस्मिन--निशी अधारे थक 
--तारा० | . आधीरात - निशीथदीपा: सहसा हत- 
त्विष:---रघु ० ३।१५, मेघ० ८८ 2. सोने का समय, 


रात--शुचौ निशीर्थेडनुभवंति कामिन:--ऋतु ० १३, 
अमरु० ११ | 

निशीधिनी, निशीभ्या [ निशीथ--इनि-|छीप्‌, निशीथ 
फयत्‌ --टाप्‌ ] रात । 

निशुभः [ नि-+शुम्भ्‌-- घझ् ] 4. वध, हत्या--मा० 
५।२२ 2. तोड़ना, (घनूष आदि का ) झकाना 

- -“महावी० २।३३ 3. एक राक्षस का नाम जिसको 

दुर्गा ने मार दिया था। सम०--मथनी,--मर्दनी 
दुर्गा का विशेषण । 

निशुभनाम्‌ [ नि+शुभ्‌-- ल्यट | वध करना, हत्या करना । 

निरचय: [| निस-+-चि--अप्‌ | ॥. जांचपड़ताल, खोज, 
पूछताछ 2. स्थिर मत, दृढ़ विश्वास, पक्का भरोसा 
3. निर्धारण, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता--एष मे स्थिरो 
निशचय:--मुद्रा० १ 4. निद्िचति, स्पष्टता, असं- 
दिग्ध, परिणाम 5. पक्का इरादा, योजना, प्रयोजन, 
उद्देश्य-कंकेयी क्ररनिश्वया-रघु ० १२।४, कु० ५॥५ । 

निएचल (वि०) [ निस-+-चल--अच्‌ | . अचर, स्थिर, 

अटल, अडिग 2. अपरिवत्यं, अपरिवर्तनीय--भग० 
२।५३,--ला पृथ्वी। सम०--अंग ( वि०) दढ़ 
शरोीरवाला, मजबत ( गः ) . सारस की एक 
जाति 2. चट्टान, पहाड़ । 

निइचायक (वि०) [ निस्‌--चि+ण्वुल | 
निर्णयात्मक, अन्तिम या निशचयात्मक । 

निशइचारकम्‌ [ निस्‌ू-+-चर्‌--ण्वुल ] 4. मलोत्सर्ग करना 
2. हवा, वाय्‌ 3. ह॒ठ, स्वेच्छाचारिता । 

निश्चित ( भू० क० क्ृ०) [ निस+चि-+-कक्‍्त ] निश्चित 
किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, फैसला किया, तय 
किया हुआ, समापन किआ हुआ (कतृवा०» में भी 
प्रयुक्त ) अरावणमरामं वा जगदयद्येति निश्चित>--रघु० 
१२।८३, ---तम्‌ निरचय, निर्णय,--तम्‌ (अव्य०) 
निः:सन्देह, निश्चित रूप से, अवश्यमेव । 

निश्चितिः (स्त्री०) [ निस्‌ू-+चि-+-क्तिन्‌ ] 4. निश्चय 
करना, निणयय करना 2. निर्धारण, दृढ़ संकल्प । 

निश्रमः | नि-+श्रम्‌+घज्म ]किसी काये पर किया गया 
परिश्रम, अध्यवसाय, अनवरत परिश्रम । 

निश्रयणी, निश्रेणि, निश्रेणी [ नि+श्रि-+ल्य॒ूट्‌--छीष, 
नि--श्रि+नि, डीष्‌ वा ] सीढ़ी, जीना, तु० द्वू 
श्रयणी । 

निशवास: [ नि+श्वस--घक ] साँस खींचना, साँस 
लेना, आह भरना--तु ० “नि:श्वास' । 

निबंग: [ नि+-सञ्ज्‌+-घम्म ]. आसक्ति, संलग्नता 2. 
सम्मिलन, साहचये 3. तरकस--शि० १०।३४, कि० 
१७।२६, रघ० २॥३०, ३॥।३४ । 

निषंगथि: [ नि-+सज्ज्‌--घथिन्‌ ] 4. आलिगन 2. धन- 
धर 3. सारथि 4. रथ, गाडी । 


निधीरक, 


7९ 


( ४३ ) 


निषंगिन्‌ (अव्य० ) [ निषंज्भ --इनि ]. आसक्त, संलग्न 
--शि० १२।२६ 2. तरकसधारी--पुं ० . धानुष्क, 
धनधर 2. तरकस' 3. खडगधारी 

निबण्ण ( भू० क० ) | नि-+सद -+-क्‍त | 4. बठा 
हुआ, आसीन, विश्वान्त, आश्रित,--रघु ० ९७६, 
१३।७५ 2. सहारा दिया हुआ 3. गया हुआ 4 
खिन्‍न, कंष्टग्रस्त, नतमख--तु० 'विषण्ण । 

निषण्णकम्‌ [ निषण्ण ---कन्‌ | आसन । 

निषच्या | नि+सद्‌+क्यप्‌--टाप्‌ ] . खटोला, पीला 
2. व्यापारी' का कार्यालय, दुकान 3. मंडी, हाट 
--शि० १८।१५ | 

निषद्वर: [ नि+सद्‌+पष्वरच्‌ ] 
कामदेव,--रो रात । 


निषधः (ब० द० ) [ नि+-सद्‌ +-अच्‌, पषो० ] 
द्वारा शासित एक देश तथा उसके निवासियों का 
नाम,--धः . निषध देश का शासक 2. पहाड़ का 
नाम । 

निषाद: [ नि+सद --घऊा ] . भारत की एक जंगली 
आदिम जाति, ज॑ंसे शिकारी, मछवे आदि, पहाड़ी 
““मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: समा: 
--“रामा ० रघ० १४५२, ७० 2. पतित जाति का 
मन्‌ष्य, चाण्डाल, एक वर्णंसंकर जाति 3. विशेषकर 
शद्ा स्त्री से ब्राह्मण का पुत्रमनु० १०।८ 4 
( संगीत में ) हिन्दूसरगम का पहला ( यदि उपय- 
क्तता के अधिक निकट हो तो-+-अन्तिम या सप्तम ) 
स्वर--गीतकला विन्यासमिव निषादानगतम्‌--का ० 
२१, ( यहाँ यह प्रथम भी रखती ३ ) । 


निबादित [ नि+सद्‌-+णिव्‌ +-क्त ] ॥. बंठाया हुआ 2. 
कष्टग्रस्त, दुखी । 

निषादिन ( वि० ) (६ स्त्री०--नी ) [ निषाद --इनि ] 
बैठने वाला या लटने वाला, विश्राम करने वाला, 
आराम करने वाला--रघु० १५२, ४॥२, (पुं० ) 
महावत,--शि० ५।४१ । 

निषिद्ध (वि०) [| नि+-सिव+क्‍त | . मना किया हुआ 
प्रतिषिद्ध, दूर हटाया हुआ, रोका हुआ--दे ० नि पूर्वक 
सिध । 

निषिक्त (भू० क० कृ०) [ नि+सिच्‌ +-कक्‍्त | . छिड़का 
हुआ 2. भरा हुआ, टपकाया हुआ, उंडेला हुआ 
व्याप्त किया हुआ। 

निषिद्धिः [ नि+-सिध्‌ +-क्तिन्‌ | !. प्रतिषेध, दूर रखना, 
दूर हटाना 2. प्रतिरक्षा । 

निषदतमस्‌ | नि+सूद+णिच्‌--ल्यूट्‌ ] वध करना, हत्या 
करना--नः वधिक जूसा कि बलवत्रनिषदन में । 

निबेक: | नि+सिच्‌ +-घझऊऋ | . छिड़कना, तर करना-- 
मुखसलिलनिषेक:--ऋतु० १।२८ 2. बूंद २ टपकना, 


4, गारा, दरूदल 2. 


िबककापननीी ड : : &डउड_न्‍5ड ड&_जससक्‍कन्ं 


रिसना, झरना, तेलनिषेकबिंदुना--रघु० ८।३८ 
टपकते हुए तेल को एक बूंद 3. ज्राव, प्र्नाव 
4. वीयंपात, वीयंसिचन, गर्भवती करना, बीज-- 
कु० २।१६, रघ० १४।६० 3. सिंचाई, 6. प्रक्षालून 
के लिए जल 7. वीय॑ की अपवित्रता 8. मला पानी । 

निबंध: | नि|-सिध्‌+घज्ा ] [. प्रतिषंध, दूर रखना 
दूर हटाना, रोकना, प्रतिरोध 2. प्रत्याख्यान, मुकरना 
3. नकारात्मक अव्यय--द्वौं निषधों प्रकृतार्थ गमयत 
4. प्रतिबंधक नियम (विप० विधि) 5. नियम से 
व्यतिक्रम करना, अपवाद । 

निबेवक [ नि+सेव्‌ +ण्वल ] . अभ्यास करने वाला 
अनुगमन करने वाला, भक्त, अनुरक्त 2. बार २ 
आने वाला, बसने वाला, आशक्रयग्रहण करने वाला 
3. उपभोग करने वाला । 


निषवणम, निषेवा [ नि+सेव--ल्यटू, अ+टठाप्‌ वा | 
. सेवा करना, नौकरी, हाज़री में खड़े रहना 
2. पूजा, आराधना 3. अभ्यास, अनुष्ठान 4. आसक्ति 
लगाव 5. रहना, बसना, उपभोग करना, उपयोग में 
लाना 6. परिचय, उपयोग । 
निष्क (वरा० आ०--निष्कयते ) तोलना, मापना । 
निष्क:ः.-कम्‌ | निष्क+-अच | . स्वर्णमद्रा (भिन्न-भिन्न 
मल्य की, परन्तु सामान्यरकूप १६ माशे या एक कंषें 
के तोल के सोने के बराबर) 2. १०८ से १५० कंष 
के तोल का सोना 3. छाती या कण्ठ में पहनने का 
स्वर्णाभषण 4. सोना,--ष्क: चांडाल । 
निष्कर्ष: [ निस+कृष--घठा | /. बाहर निकालना 
निचोड़ना 2. सत्‌, सारभत अथ, तत्त्व--इति निष्कष 
. (भाष्यकारों द्वारा बहुधा प्रयक्त )--मनु ० ५।१२५, 
भाषा० १३८ 3. मापना 4. निश्चय, जाँचपड़ताल । 


निष्कषंणम्‌ | निस -+-कृष-+ल्यट | . बाहर निकालना, 
निचोडना, खींचना--रघ ० १२।९७, 2. घटाना 

निष्कालनम्‌ [ निस्‌+-कल --णिच्‌ -+ल्युट्‌ ] (गाय मंसों 
को ) हांक कर दूर करना 2. वध, ह॒त्या।. 

निष्कासः (सः:) [ निस+ काश (स्‌)-+घ्ञ ] 4. बाहर 
निकलना, निर्गंम, निकास 2. प्रासाद आदि का द्वार- 
मण्डप 3. प्रभात 4. अन्तर्धान । 

निष्कासित (भू० क० कृ०) [ निस+कस्‌-- णिच्‌ +क्त ] 
. निर्वासित, बाहर निकाला हुआ, हांक कर बाहर 
किया हुआ 2: बाहर गया हुआ, बाहर निकाला हुआ 
3. रक्‍्खा हुआ, जमा किया हुआ 4. ठहराया हुआ 
नियत किया हुआ, 5. खोला हुआ, खिला हुआ 
फंलाया हुआ 6. ब्राभला कहा हुआ, झिड़का हुआ । 

निष्कासिनो | निस +कस -+णिनि+-डीप | वह दासी जो 
अपने स्वामी के नियंत्रण में न हो । 

निष्कुटः [ निस--कुट+-क ] /. घर से लगा हुआ प्रमद- 


( (४४ ) 


वन, क्रीडोद्यान 2. खेत 3. स्त्रियों का रनवास, राजा 
का अन्तःपुर 4. दरवाज़ा 5. वक्ष की कोटर । 

निष्कुटिः,-टी (स्त्री०)| निस--कुट --इन्‌, स्त्रियाँ डीष | 
बड़ी इलायची 

निष्कृषित (भू० क० कृ०) | निस +-कुष- क्त ] !. फाड़ा 
हुआ, बलात्‌ बाहर खींचा हुआ, विदी्ण--रघु ० 
७।५० 2. निकाला हुआ, निर्वासित--दे० निस्‌ पूर्वक 
'कुष । 

निष्कृहः [ निस-+कुह +अच | वक्ष की कोटर--तु० 
निष्कुट' । 

निष्कृत (भ० क० क०) | निस--$#-+-क्‍्त ] 4. ले जाया 
गया, हटाया गया 2. जिसने प्रायश्चित्त कर छिया 
है, दोषमुक्त, क्षमा किया गया,---तम््‌ प्रायश्चित्त या 
परिशोधन । 


निष्कृति: (स्त्री०) [| निश्‌-+के-+-क्तिन्‌ | 4. प्रायश्चित्त 
परिशोधन पंच० ३।१५७ 2. निस्तार, प्रतिदान 
ऋणशोधन, कतंव्यसम्पादने-त तस्य निष्कृति: शक्‍्या 
कर्त वर्ष शतरपि-मनु ० २२२७, ३।१९, ८।१०५, ९। 
१९, ११।२७ 3. हटाना 4. आरोग्यलाभ, चिकित्सा 
प्रतीकार 5. टालना, बचना 6. अपेक्षा करना 7. व्रा 
चालचलन, बदमाशी । 

निष्कृष्ट (भू० क० कृ०) [ निस्‌+ कैष --क्त | 4. उखाड़ा 
हुआ, खींच कर बाहर निकाला हुआ, उद्धत 2 
संक्षिप्तावृत्ति । 

निष्कोषः, निष्कोषणम्‌ | निस--कुष्‌--क्त ल्य॒द वा | !. 
फाड़ना, खींचकर बाहर निकालना, उखाड़ना, उन्समू- 
लन करना 2. भूसी निकालना, छिलका उतारना । 

निष्कोषणकमस्‌ [ निष्कोषण-|-कन्‌ ] दांत खुरचनी--पंच ० 
१॥७१ । 

निष्क्रमः [ निस-+-क्रम-+-घज् ] . बाहर जाना, निक- 
लना 2. बिदा होना, निर्गेमन करना 3. एक संस्कार 
(चौथे मास में शिशु को) पहली बार खुली हवा में 
निकालना, चतुथ मासि निष्क्रम:--याज्ञ ० ११२, तु० 
'उपनिष्क्रमण से भी 4. पतित होना, जाति भश्रष्टता, 
जाति-हीनता 5. बौद्धिक शक्ति । 


निषक्रमरणम | न्िस+क्रम-+ल्यट | (. आगे या बाहर 
जाना 2. एक संस्कार (इसमें नवजात बालक को 
चौथे मास में पहली बार खली हवा मं निकाला जाता 
हैं) चतुर्थ मासि कतेंव्यं शिशोनिष्क्रमणं गहात्‌ 
“मेन ० २।३४ । 

निषक्राणिका [ निष्क्रण--कन्‌--टाप, इत्वम | दे० 
निष्क्रम (३) । 

निष्कयः [| निस- क्री +-अच्‌ ] निस्तार. छुटकारा, बन्दी 
का उद्धा र-मल्य-ददो दत्त समद्रेण पीतेनवात्मनिष्क्रयम्‌ 
“रेघु० १५१५५, २५५, ५।२२, मुद्रा० ६१२० < 


पुरस्कार 3. भाड़ा, मजदूरी 4. अदायगी, चनोती 
>"शि० १।५० 5. अदला-बदली, विनिमय । 
निष्क्रमणम्‌ | निस +-क्री-|ल्त्रृट ) निस्तार, छुटकारा 
बन्दी का उद्धार-म्‌ल्य । 
निष्वककाथः: [ निस-+क्वथ्‌--घजा ] !. काढ़ा 2. रसा 
शोरबा । 
निष्टपनम्‌ [ निस--तप्‌-ल्‍ल्यट | जलन,। 
निष्ठानकः | निस--तानकः | घनध्वनि, कलकल ध्वनि 
मरमरध्वनि | 


निष्ठ (वि०) [ नितरां तिष्ठति--नि -- स्था-|क ॥ (प्रायः 
समास के अंत में) !. अन्दर रहने वाला, स्थित 
--तन्निष्ठे फेने 2. निर्भर, आश्वित, संकेत करने वाला 
या संबंध रखने वाला--तमोनिष्ठा:--मन ० १२॥९५ 
3. भक्‍षत, अन्‌रक्‍त, अभ्यास करने वाला, इरादा 
--सत्यनिष्ठ 4. कुशल 5. आस्था रखने वाला---घर्म- 
निष्ठ,--ष्ठा !. अवस्था, दशा 2. स्थेयं, दढ़ता, स्थि 
रता--नभो निष्ठा-शन्यं भ्रमति च किमप्यालिखति 
च--मा० १।३१ 3. भक्त, श्रद्धा, घनिष्ठ अनु राग 
विश्वास, दृढ़ भक्ति, आस्था-श्ञास्त्रेष निष्ठा--मा ० 
२३।११, भग० ३॥३ 35. श्रष्ठता, कुशलता, प्रवीणता 
पृणंता 6. उपसंहार, अन्त, अवसान --अत्यारूढिभवति 
महतामप्यपश्रंशनिष्ठा--श० ४ 7. उत्कान्ति या 
नाटक का अन्त 8. निष्पत्ति, संपर्ति--मन्‌० ८॥२२७ 
9. चरम बिन्दु 40. मृत्य, विनाश, प्ररूय 4. स्थिर 
या निश्चित ज्ञान, निश्चिति 72. भिक्षा मांगना 3 
भोगना, कष्ट उठाना, दुःख, चिन्ता 44. (व्या०) कत, 
क्तंवतु (त और तबत्‌) के लिए पारिभाषिक शब्द 


निष्ठानम [ नि-+-स्था -ल्यट ]) चटनी, मसाला । 

निष्ठो (८८४) वः:,--वम, निष्ठी (ष्ठे) वनम्‌ निष्ठीवितम 
[ नि+ष्ठिव-+-घज्न , दीघे:, दीर्घाभावे गण:; ल्यद 
वा, दीघः पक्षे गण:; क्‍त, दीघरच | थक देना, थकना 
-भेतं ० १।९२ | 

निष्ठुर (वि०) | नि+स्था--उरच्‌ | !. कठोर, ककंश, 
उजड़ू, रूखा 2. कड़ा, तेज, (हवा के झोंके को भांति) 
तीक्षग--शि० ५॥४९ 3, क्रूर, कठोर, पाषाणहृदय 
(पुरूषों के विषय में) ब्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठर 
रघु० ८।६५, ३।६२ 4. उद्धत । 

निष्ठयृत (भू० क० कृ०) [नि+ष्ठिव+-ज्त, ऊठ| हुआ 
चुआ हुआ, फेंका हुआ--निष्ठयतश्चरणोपयोगसुलभो 
लाक्षारस: केनचित्‌-श ० ४॥५, रघु०२।७५, शि०३११०। 

निष्ठयतिः (स्त्री०) | नि+ष्ठिव-- च्तिन्‌ू, ऊठ | थक 
खकार ; 

निष्ण,निष्णात (वि०) [ नि-+स्ना-+क, कत वा ] चतुर 
कुशल, विज्ञ, दक्ष, सुपरिचित, विशेषज्ञ -निष्णातो- 
&पि च वर्दाते साधुत्वं नति दुर्जन:--भामि० १।८७, 


( ५४५ ) 


भट्टि० २२६, शि० ८।६३, मन्‌० २।६६, ६३० 2. 


प्रकाशित, सम्पन्न, निष्पन्न--मा० १०२४ (निःशंक 


विहितः--जगद्धर 3. बढ़िया, पूर्ण । 

निष्पक्व ( वि० ) [| निस्‌ --पच्‌ --क्त | ॥. काढ़ा बनाया 
हुआ, जल में भिगोया हुआ 2. भली प्रकार पकाया 
हुआ । 

निष्पतनम्‌ | निस--पत्‌--लट ] . झपट कर निकलना, 
शींत्रता से बाहर जाना । 

निष्पत्तिः ( स्त्री० ) [ निस-+पद--क्तिन्‌ ] . जन्म, 
उत्पादन--छस्प्रनिष्पत्ति: 2. परिपक्वावस्था, परि- 
पाक--कु० २।३७ 3. पूर्ण, समापन 4. संपूर्ति, 
संपन्‍नता, समाप्ति । 

निष्पन्न ६ भू० क० क्ृ० ) | निस-+पद्‌-+क्त | . जन्मा 
हुआ, उदित, उद्गत, पैदा हुआ 2. कार्यान्वित हुआ, 
पूरा हुआ, संपन्न 3. तत्पर । 

निष्पवतम्‌ | विश्च +पू +ल्यूट ] फटकना । 

निष्पादनम्‌ | निस#+परद-+-शिच्‌--ल्यूद ] /. कार्यान्‍्व- 
यन, निष्पत्ति 2. उपसंहरण 3. उत्पादन, पैदा करना । 

निष्पावः [ निस--पू+घछकझ ] . फटकना, अनाज साफ 
करना 2. छाज से उत्पन्न होने वालो वायू 3. हवा । 

निष्पीडित (भू० क० कृ०) | निस +पीड -|- णिच्‌ -- कत | 
निचोड़ा हुआ, भीचा हुआ,---निष्पीडितेंदक रकंदलरूजो 
न्‌ सेक:--उत्तर ० ३॥११ । 

निष्पेष:, निष्पेषणम्‌ [ तिस -+-पिय्‌ --घज्म , ल्यूट वा ] 4. 
मिलाकर रगड़ना, पीसना, च्‌ र-चूर करना, कुचलना-- 
भुूजांतरनिष्पेष: --वेणी ० ३ 2. खोटना या कटना, 
आघात करना, रगड़ देना--रघृु० ४।७७, महावी० 
१९।३४, का० ५६ | 

निष्प्रवाणमू-णि (नपु०) | निस्‌+-प्र+वे+-ल्यूट्‌, निर्गता 
प्रवाणी तन्तुवाप शलाका अस्मात्‌ अस्यथ वा नि७० 
साथ: | नया कोरा कपड़ा, यगलम -दश० । 


निस्‌ ( अव्य० ) [ निस-+ क्विप्‌ ] !. उपसर्ग के रूप 
मे यह धातुओं के पूषं लग कर वियोग (से दूर, के 
बाहर), निश्चिति, पूणता, उपभोग, पार करना, 
अतिक्रमण आदि अर्थों को बतलाता हैँ, उदाहरण दे० 
पीछ “निर' के अन्तर्गत 2. संज्ञा शब्दों के पूर्व उपसर्ग 
के रूप म प्रयक्त, होकर बहुत से नाम और विशेषण 
बनाता है तथा निम्नांकित अर्थ प्रकट करता है (क) 
में से से दूर जेसा कि “निवेन्‌, निष्कौशाम्बि' या 
(ख) अधिक प्रचलित "नहीं के विना' 'से शन्य' 
(अभावात्मकता पर बल देने वाला), निःशेष --बिना 
शेष के, निष्फल, निर्जल आदि (विशे० समासो में 
निस्‌ का स्‌ स्वरों के, अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे या 
पांचवें वर्ण, या य र ल व ह में से कोई वर्ण, परे होने 
पर, बदल कर र हो जाता हूँ, दे० निर, ऊष्म वर्णों 


५९९ 


चर 


के परे होने पर विस, च्‌ छ से पूर्व श्‌ तथा क्‌ और 
प्‌ से पूव ष्‌ हो जाता है, दे० दुस) । सम०- कंटक 
(निष्कंटक ) (वि०) . बिना कांटों का 2. काटों से 
या शत्रुओं से युक्त, भय तथा उत्पातों से मक्‍्त,--कंद 
(निष्कंद) (वि०) भक्ष्य मूलों के बिना, -- कपट 
(निष्कपट) (वि०) निरछल, श॒द्ध हृदय,--कंप 
(निष्कंप) (वि०) गतिहीन, स्थिर, अचर--निष्कंप- 
चामरशिखा--श० १।८, कु० ३।४८,--करुण ( निष्क- 
रुण (वि०) निर्देय, निमंम, क्र,--कलरू (निष्कल) 
(वि०) . अखंड, अविभक्त, समस्त 2. प्राप्तक्षय, 
क्षीण, न्‍्यून 3. पुस्त्वहीन, ऊसर 4. विकलांग-(लः) 
. आधार 2. योनि, भग 3. ब्रह्मा (>ला,-ली ) 
एक बढ़ी स्त्री जिसके बच्चे होने बन्द हो गये हों, या 
जिसे अब रजोधम न होता हो,--कलूंक (निष्कलूक) 
(वि०) निर्दोय, कलंक से रहित,--कषाय (निष्क- 
षाय) (वि०) मेल तथा दुर्वासनाओं से मक्‍्त,--काम 
(निष्काम) (वि०) . कामना या अभिलाषरहित, 
निरिच्छ, निस्वार्थ, स्वार्थरहित 2. संसार की सब 
प्रकार को इच्छाओं से मुक्त (अव्य०--मम्‌) 7. 
बिना इच्छा के 2. अनिच्छा पूवेक,--कारण (निष्का- 
रण) (वि०) 4. बिना कारण के, अनावश्यक 2. 
निस्स्वाथथ, निष्प्रयोजन --निष्का रणो बंध: 3. निराधार, 
हेतुरहित (अव्य० णम्‌) बिना किसी कारण या हेतु 
के, कारण के अभाव में, अनावश्यक रूप से,--कालकः 
( निष्कालक:) पश्चात्ताप में रत (अपराधी) जिसके 


बाल, रोएं सब मंड कर धी लगाया गया हो,--कालिक 


(निष्कालिक ) (वि०) 4. जिसकी जीवनचर्या समाप्त 
हो गई, जिसके दिन इने गिने हों 2. जिसे कोई जीत 
न सके, अजेय,--किचन (निर्ष्कचन) (वि०) जिसके 
पास एक पंसा भी न हो, धनहीन, दरिद्र,--कुल 
( निष्कुल) (वि०) जिसका कोई बन्धबान्धव न रहा 
हो, संसार में अकेला रह गया हो (निष्कुल कृ पूर्ण 
रूप से संबंध विच्छेद करना, निर्मल कर देना; 
निष्कुला क 4. किसी के परिवार को तहस-नहस कर 
देना 2. छिलका उतारना, भूसी अलग करना--निष्कु- 
लाकरोति दाडिमम्‌--सिद्धा ०) ,--कुलीन (निष्कु- 
लोन) (वि०) नीच कुल का,-कूट (निष्कूट) 
(वि०) छलरहित, ईमानदार, निर्दोष,--क्रप 
(निष्कृप) (वि०) तिर्मम, निर्देय, क्रर,--कंवल्य 
(निष्केवल्थ) (वि०) 4. केवल, विशद्ध, निरपेक्ष 
2. मोक्ष से वड्चित, मोक्षहीन,--कौशांबि (निष्कौ- 
शांवि) (वि०) जो कौशांबि से बाहर चला गया 
है,--क्रिय (निष्क्रिय) (वि०) [. क्रियाहीन 2. जो 
धामिक संस्कारों का अनुष्ठान न करता हो,--क्षत्र 
(निःक्षत्र ),--क्षेत्रिय (निःक्षत्रिय) (वि०) सैन्यजाति 


( ५४६ ) 


से रहित,-क्षेपः (निः:क्षेप:) -निक्षेप,-चक्रम (नि३च 
क्रम) (अव्य०) पूर्ण रूप से,--चक्षुस्‌ (निरचक्ष॒स ) 
(वि०) अन्धा, बिना आँखों का,--चत्वारिश (नि३च- 
त्यारिश) (वि०) जिसने चालीस पार लिये हों 
>चितं (निश्चित) (वि०) 4. चिन्ताओं से मक्‍त 
असंबद्ध, सुरक्षित 2. विचारहीन, चितन शून्य 
-चेतन (निरचेतन) चेतनारहित,-चेतस (नरचेतस ) 
( वि० ) जो अपने ठीक होश में न हो, --चेष्ट 
( निरचेष्ट ) (वि०) गतिहीन, निःशक्त, -- चेष्टाकरण 
( निउचेष्टाकरण) (वि०) किसी को गति से वज्चित 
करना, गतिहीनता का उत्पादक (कामदेव के एक 
बाण का विशेषण),--छंदस (निरछंदस) (वि०) 
जो वेदों का अध्ययन न करता हो,-छिद्र ( निश्छिद्र ) 
( वि० ) . जिसमें सूराख न हो 2. निर्दोष 
3. निर्बाध, क्षतिरहित,--तंतु (वि०) जिसके कोई 
सनन्‍्तान न हो, निस्सन्‍्तान,--तन्द्र (वि०) जो आलसी 
न हो, फुर्तीला, स्वस्थ,--तम्रस्क,--तिसिर (वि०) 
अंधकार मकक्‍त, प्रकाशमान्‌ 2. पाप और नेंतिक 
मलिनताओं से मुक्‍्त,--तक्‍्य॑ (वि०) कल्पनातीत 
अचिन्तनीय,--तलरू (वि०) 4. गोल, वर्तठाकार -- 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य--कु० १।४२ 2. हिलने 
वाला, कांपने वाला, डोलने वाला 3. तलीरहित 
5तुब (वि०) 4. भूसी से वियक्त 2. विशद्ध, स्वच्छ 
सरलीकृत,  क्षीौरः गेहूँ, रत्नम्‌ स्फटिक,-तैजस वि०) 
निरग्नि, ताप या शवित रहित, निःशक्त, पंस्त्व- 
हीन 2. उत्साहित, मन्द 3. गृढ़,--त्रप ( वि० ) 
ढीठ, निलेज्ज,--त्रिश (वि०) !. तीस से अधिक 
--निस्त्रिशानि वर्षाणि चैत्रस्य--पा० ४॥४।७३ 
सिद्धा० 2. निर्मम, निर्देय, क््र--अमरु ५ (--शः) 
तलवार भृत्‌ (पुं०) कृपाणधारी,--त्रेगुण्य (वि०) 
तीन गुणों सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस ) से शन्य,- पंक 
(निष्पंक) (वि०) कीचड़ से मकक्‍त, स्वच्छ, शद्ध, 
”पताक (निष्पताक) (वि०) बिना किसी झंडे 
5पतिसुता (निष्पतिसुता) वह स्त्री जिसके न कोई 
पुत्र हो, न पति,--पतन्र (निष्पत्र) (वि०) . जिसमें 
कोई पत्ता न हो 2. जिसके पंखे न हों, 
बिना पंखों का (निष्पत्रा क़ बाण से इस प्रकार 
बॉघना जिससे कि पंख विद्ध जन्तु के आर पार निकल 
जाय, अत्यन्त पीड़ा पहुंचाना (आलं० ) निष्पत्राकरोति 
(मृर्ग व्याध:) (सपृंखस्थ शरस्य अपरपादहर्वे निर्गम- 
नान्निष्पत्र करोति--सिद्धा०), एकदच मगः सपत्रा- 
कृतो5न्यर्च निष्पत्राकृतोषपतत-दश ० १६५, इसी 
प्रकार--यांती गुरुजनें: साक॑ स्मयमानाननांबजा 
तियंग्ग्रीव॑ यदद्वाक्षीत्त ब्निष्पत्राक्रोज्जगत्‌ -- भामि 
२।१३२,--पद (निष्पद) (वि०) बिना पेरों का 


(दम ) एक गाड़ी जो बिना पेरों या बिना पहियों के 
चले,--परिकर (निष्परिग्रह) (वि०) बिना तंयारी 
के,--परिग्रह (निष्परिग्रह) जिसके पास किसी प्रकार 
को संपत्ति न हो,-मुद्रा० 2. (हः) वह संनन्‍्यासी 
जिसने न तो विवाह किया हो, न जिसका कोई 
आश्रित हो और न जिसके पास कुछ सामान हो 
-परिच्छद (निष्परिच्छद) (वि०) जिसका कोई 
अनुचर या पिछलगआ न हो,--परीक्ष (निष्परीक्ष) 
(वि०) जो यथार्थ या सही सही परख न करे 
“-परोहार (निष्परीहार) (वि०) जो सावधानी न 
रक्‍ख,--पयत (निष्पयत ),--पार (निष्पार) (वि०) 
सीमा रहित, असीमित०,--पाप (निष्पाप) (वि०) 
पापरहित, निर्दोष, पवित्र,-पुत्र (निष्पुत्र) (वि०) 
पुत्र रहित, निस्सन्‍्तान,--पुरुष (निष्पुरुष) (वि०) 
. निर्जन,, बिना किसी असामी के, उजाड़ 
2. पुसन्तान हीन 3. जो पुंलिंग न हो, हत्लीलिग, नपुंसक 
लिंग ((षः) !. हीजड़ा 2. कायर,--पुलाक (निष्पु 
लाक ) बिना पुराली का, बिना भूसी का,--पौरुष 
( निष्पौरुष ) (वि०) पौरुषहीन,--प्रकंय (निष्प्रकंप) 
(वि०) स्थिर, अचर, गतिहीन,--प्रकारक (निष्प्र- 
कारक) (वि०) जातिभेदरहित, वेशिष्ट्यरहित, पूर्ण 
--निष्प्रकारक ज्ञानं निविकल्पम्‌ --तर्क ०,--प्रकाश 
(निष्प्रचार) (वि०) पारदर्शक, अस्पष्ट, अंधकार 
मय,--प्रचार (निष्प्रचार) (वि०) 4. न हिलने 
डुलन वाझा 2. एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला 
2. सकेन्द्रित, जमाया हुआ, स्थिर किया हुआ,--प्रति 
(ती) कार (निष्प्रति) (ती) कार),- प्रतिक्रिय 
( निष्प्रतिक्रिय ) (वि० ). जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
जिसका कोई प्रतिकार न हो सके -सवंथा निष्प्रति- 
कारेयमापदुपस्थिता-का ०१५९१ 2. निर्बाध ) बाधारहित 
(अव्य ०रस ) बिना किसी विध्न के,--भ्रतिघ (निष्प्रध) 
(वि०) विध्नरहित, निर्बाध, बाधाशन्य--रघ्‌० ८।७१, 
भतिद्वन्द्र (निष्प्रतिदन्द्र) (वि०) |. शत्ररहित 
निविरोध 2. बेजोड़, अप्रतिम, अनपम,--प्रतिभ 
( निष्प्रतिम) (वि०) [. कान्तिशन्य 2. प्रज्ञाहीन 
जो प्रत्य॒त्पन्नमति न हो, मन्द बद्धि, जड़ 3. उदासीन 
-“अतिभान (निष्प्रतिभान) (वि०) कायर, भीर, 
--प्रतीष (निष्प्रतीप) (वि०) 4. सीधा सामने देखने 
वाला, पीछे मुड़कर न देखने वाला 2. (दृष्टि) 
असबद्ध,--प्रत्यूह (निष्प्रत्यह) (वि०) निविध्न 
अबाध,---प्रपंच (निष्प्रपंच) 4. विस्तारहीन 2. छल 
केपट से रहित, ईमानदार,--प्रभ (निःप्रभ या 
निष्प्रभ)/ (वि०) . कान्तिविहीत, विवर्ण दिखाई 
देने वाला-रघ ० ११।८१ 2. शक्तिरहित 3. निस्तेज, 
युतिहीन, अन्धकारमय,--प्रमाणक (निष्प्रमाणक) 


( ५४७ ) 


(वि०) बिना अधिकार का,---प्रयोजन (निष्प्रयोजन ) 
(वि०) !. निरुद्देश्य, जो किसी प्रयोजन से प्रभावित 
न हो 2. निष्कारण, निराधार 3. व्यर्थ 4. अनपयोगी 
अनावश्यक (अव्य०--नम्‌ ) बिना कारण या हेतु के 
बिना किसी मतलब के-मुद्रा० ३,--प्राण (निष्प्राण) 
(वि०) प्राणहीन, निर्जीव, मृतक,--फल (निष्फल ) 
(वि०) . जिसका कोई फल न निकले, फलहीन, 
(आलं० भी) असफल--निष्फलारंभयत्नाः--मेघ ० 
५४ 2. अनुपयोगी, बिना लाभ का, निरथेंक-कु० 
४११३ 3. बांझ, ऊसर 4. (शब्द) निरर्थक 5. बिना 
बीज का, निर्वीय (--हूाली) स्त्री जिसके सनन्‍्तान 
होना बन्द हो गया हो,--फ्रेन (निष्फेन) (वि०) 
बिना झागों का,--शब्द (निःशब्द) (वि०) जो 
शब्दों में व्यक्त न किया गया हो, शब्दरहित--नि: 
शब्द॑ रोदितुमारेभे--का० १४३,--शलाक (नि 
शलाक ) (वि०) अकेला, एकांतसेवी, निवृत्त--(कम्‌ ) 
निजन स्थान, एकान्तस्थान--अरण्य निःशलाके वा 
मंत्रयंदविभावित:---मनु ० ७।१४७,--शेष (नि: शेष ) 
(वि०) बिना कुछ शेष रहे, पूर्ण, समस्त, पूरा 


नि: शेषविश्वाणितकोशजातम्‌ - रघ० ५।१,--शोध्य 
(निःशोध्य)/ (वि०) धोया हुआ, स्वच्छ,--संशय 
(नि:संशय ) (वि०) . असन्दिग्ध, निश्चित 2. सन्देह- 
रहित, आशंकारहित, संदेहशन्य--रघ्‌० १५।७९ 
(अव्य ०--यम ) निस्सन्देह, असन्दिग्ध रूप से, निश्चित 
रूप से, अवश्य, -- संग (निःसंग) (वि०) ॥. अना- 
सकक्‍त, भक्तिरहित, अनपेक्ष, उदासीन--यन्नि:संगस्त्वं 
फलस्यानतेम्य:--कि० १८।२४ 2. सांसारिक आस- 
क्तियों से मुक्त 3. निलिप्त, वियक्त, अनुरामशुन्य 
4. अबाध (अव्य-गस्‌ ) निस्स्वार्थ भाव से--संज्ञ 
(निःसंज्ञ) (वि०) बहोश,--सत्त्व (निःसत्त्व) (वि०) 
. सत्त्वरहित, दुबंल, पंस्त्वहीन 2. नीच, नगण्य, 
अधम 3. सत्ताहीन, असार 4. जीवित प्राणियों से 
वंचित (>त्वम) . शक्ति या ऊर्जा का अभाव 
2. सत्ताहीनता 3. नगण्यता,--संतति (निस्संतति), 
संतान (निस्सन्‍तान) (वि०) जिसके कोई सन्‍्तान 
न हो, सन्‍्ततिरहित,--संदिग्ध (निस्सन्दिग्ध ),--संदेह 
(निस्‍्सन्देह ) (वि०) दे० नि:ःसंशय,--सन्धि ( निस्संधि, 
निःसंन्धि) (वि०) जिसमें दिखाई देने वाली कोई 
गांठ न हो, संहत, सधन, सटा हुआ,--सपत्न (नि: 
सपत्न) (वि०) 7. जिसका कोई छात्र न हो--घन- 
रुचिरकलापो निःसपत्नोध्य जातः--विक्रम० ४॥१० 
2. जिसका कोई और दावेदार न हो, जो स्वंधा ए 

ही का हो 3. अजातशत्र,--समम्‌ (निस्समम ) 
(अव्य ०) 4. बिना ऋतु के, अनुचित समय पर 
2. दुष्टता के साथ,--संपात (नि:संपात) (वि०) 


जहाँ मार्ग उपलब्ध न हो, जहाँ मार्ग अवरुद्ध हो 
(--तः) आधीरात का अँधेरा, गप अँधरा, घना 
अंधकार, --संबाध (नि:ः:संबाध) (वि०) जो संकीण 
न हो, प्रशस्त, विस्तृत, --संसार (निःसंसार) (वि० ) 
. नीरस, सारहीन, बिना गूदे का 2. निकम्मा, 
असार,--सीम (निःसीम ),-सीसमन्‌ू_ (निःसीमन्‌ ) 
(वि०) अपरिमेय, सीमारहित--अहह महतां नि 
सीमानइचरित्रविभतय:--भर्तें ० २।३५, निःसीमशम्म- 
पदम्‌--२।९७,-स्नह (निःस्नेह) (वि०) जो 


' चिकना न हो, बिना चिकनाई का, शुष्क 2. स्नह- 


रहित, भावनाशन्य, कृपाहीन, उदासीन 3. जिससे 
कोई प्यार न करता हो, जिसकी कोई देखभाल न 
करता हो--पंच० १।८२,-स्पंद (निःस्पंद या 
निस्स्पंद) (वि०) गतिहीन, स्थिर--रधु० ६।४०, 
-“स्पह (निःस्पृह) (वि०) . कामनाशून्य 2. ला- 
परवाह, उदासीन--नन्‌ वक्‍त विशेषनिःस्पहा --कि ० 
२।५, रघृु० ८।१० 3. सन्तुष्ट, डाह न करने वाला 
4. सांसारिक बन्धनों से मक्त--स्व (निःस्व) (वि०) 
निधन, दरिद्र--निःस्वो वष्टि शतम्‌ू--शा० २।६, 
-“स्वादु (निःस्वाद) (वि०) स्वादरहित, बिना स्वाद 
का, बदमज़ा । 


निसंपात दे० नि:संपात । 
निसगगेः | नि+सृज्‌+-घरऊा ] !. प्रदान करना, अनुदान 


देना, उपहार देना, पुरस्कार देना--मनु ० ८।१४३ 2 
अनुदान 3. मलोत्सगं, शून्यीकरण, मलत्याग 4. त्याग, 
तिलांजलि देना 5. सृष्टि --निसग्गंदु्बोधिमु--कि० १। 
६, १८।२१, रघु० ३॥३२५, कु० ४।१६,--निसगंतः, 
निसगगंण प्रकृति से, स्वभावत. 7. अदला-बदली, विनि- 
मय । सम०-ज,--सिद्ध (वि०) सहज, अन्तर्जात, 
स्वाभाविक, -- भिन्न (वि०) स्वभावतः और प्रकार 
का--निसमग भिन्नास्पदमेकसंस्थम्‌ू-- रघु० ६।२९, 
--विनीत (वि०) !. स्वभावतः विवको 2. स्वभा- 
वत: विनम्र । 


निसारः [ नि+स+ घधजण | समच्चय, समह । 
निसृदन (वि०) [ नि+सूदू+ल्यद | मारने वाला, नष्ट 


फ़््‌ 


करने वाला,--नम् बघ, हत्या 


निसृष्ट (भू० क० कृ०) [ नि+सृज्‌ू+च्त | !. सौंपा 


गया, दिया गया, अपित 2. छोड़ा गया, त्यक्त 3 
विसर्जित 4. अनज्ञात, अनमत 5. केन्द्रवर्ती, मध्यस्थ । 
सम०--अर्थ (वि०) जिसे किसी काय का प्रबन्ध 
सौंपा गया हो 2. दूत, अभिकर्ता-दे० सा० द० ८६, 
८७, दूती वह स्त्री जो नायक और नायिका के प्रेम 


को जान कर स्वयं उनको मिलाती ह--तन्निपु्णं निस- 
स्टार्थद्तीकल्प: स्ूचयितव्य:--मा० १ (यहां जगद्धर 


निसष्टाथंदूती शब्द को व्याख्या इस प्रकार करता हूं 


की 


( ५४८ ) 


है 


->-नायिकाया नायकस्य वा मनोरणथं ज्ञात्वा स्वमत्या 
कार्य साधयति वा ) 

निस्तरणम [ निस-+-त+ल्यट ] 4. बाहर जाना, बाहर 
आना 2. पार करना 3. बचाना, मुक्ति, छटकारा 
4, तरकीब, उपाय, योजना । 

निस्तहेंणम [ निस-+-तह+ल्यट ] वध, हत्या । 

निस्तार:ः [ निस-+-त+घणछा ](. पार करना--संसार 
तव॒ निस्तारपदवी न दवीयसी-भट्टि० १।६९ 2 
छटकारा पाना, छूट्टी, बचाव, उद्धार 3. मोक्ष 4 
ऋणपरिशोधन, चकीती, अदायगी --वेतनस्य निस्तार 
कृतः---हि० ३ 5. उपाय, तरकीब । 

निस्तीर्ण (भू० क० कृ०) [ निस+तृ+कक्‍त | . उद्धार 
क्रिया हुआ, मुक्त किया हुआ, बचाया हुआ 2. पार 
किया हुआ (आलं०) वेणी० ६।३६ । 

निस्‍तोद: [ निस-- तुद+घर्ञा ) चुभना, डंक मारना । 

निस्पंदः [ नि+स्पन्द+- धरा | कंपकपी, धड़कन, 
गति । 

निस्यं (ष८यं) दः [ नि+स्यन्दू+धछजा षत्व॑ विकल्पेन | 
. आगे, या नीचे की ओर बहना, चूना, टपकना, 
बंद २ करके गिरना, झरना, रिसना--वल्कलशिखा 
निस्यंदरेखांकिता:--श० १।१४ 2. क्षरण, ख्राव, 
रसीलापदार्थ, रस--उत्त र०७ २॥२४, मा० ९।६ 3. 
प्रवाह, ज्नीत, पानी की धार--हिमाद्विनिस्यंद इबाव- 
तीणे:--रघ्‌० १४।३,४१, १६।७०, मदनिस्यंदरेखयो: 
-7-१०।५८, मेघ० ४२ । 

निस्थंदिन (वि०) [ नि+स्यन्द्‌ +णिनि ] टपकने वाला, 
बहने वाला, रिसने वाला । 

निल्रवः, नित्राव: [ नि+सु+अप्‌, धार वा ]. सरिता, 
घारा 2. चावलों का मांड़ । 

निस्वनः, भमिस्वानः | नि+स्वन्‌ +-अप्‌ , धल्म वा ] छब्द, 
आवाज, रचु० ३।१९, ऋतु ० १।८, कि० ५६ । 

निहछत (भ० क० क्ृ०) [ नि+हन्‌+क्त ] 4. पटखी 
दिया हुआ, आधात किया हुआ; बंध किया हुआ, 
मारा हुआ 2. प्रहार किया हुआ, चोट जमाया हुआ 
3. अनुरक्‍्त, भकषत। . ँ 

निहननम्‌ [| नि+हन+ल्यट | वध, हत्या । 

निहवः [ नि+द्वैं+अप्‌, संप्रसारण ] आवाहन, बलावा। 

निहारः [ नि+-ह+घधजा |] दे० 'नीहार । 

निहिसनम | नि-+हिस+ल्यद ] बचध, हत्या । 

निहित (भू० क० कृ०) [ नि+घधा+कत ] !. रक्‍़्खा 
हुआ, धरा हुआ, टिकाया हुआ, स्थापित, जमा किया 
हुआ 2. सौंपा हुआ, सर्मापत 3. प्रदत्त, प्रयक्‍त 4 
अन्तहित, अंदर रक्‍खा हुआ 5. कोषबद्ध किया हुआ 
6. संभाला हुआ 7. (घूल आदि ) पड़ी हुई 8. गंभीर 
स्वर में उच्चरित । 


निहीन (वि०) [ नितरां हीन: प्रा० स० ] अधम, नीच, 
--नः नीच आदमी, अघम कुल में उत्पन्न । 

निक्वः [ नि+हनु+-अप्‌ ]. मकर जाना, जानकारी 
का छिपाना--कार्य: स्वमतिनिक्ृव:--मा० १।१२, 
चन्द्रा० ५॥२७ 2. गोपनीयता, छिपाव--याज्ञ ० २।११ 
२६७ 3. रहस्य 4, अविश्वास, सन्देह, शंका 5. दुष्टता 
6. परिशोधन, प्रायश्चित्त 7. बहाना । 

निक्लूतिः (स्त्री०) [नि+क्तृ+क्तिन्‌ू |] !. मकरना, 
जानकारी का छिपाव, अमरू ८ 2. पाखंड, संवरण, 
मनोगृष्ति 3. गोपनीयता, छिपाना, गुप्त रखना । 


नी (म्वा० उभ० नयति-ते, नीत) [ द्विकमंक धातु, उदा- 
हरण नी ० दे० | . ले जाना नेतृत्व करना, लाना, 
पहुंचाना, लेना, संचालन करना-अजां ग्राम नयति 
सिद्धा ०, नय मां नवेत बसे पयोमचा--विक्रम० 
४४३ 2. निदेश करना, निदेश देना, शासन करना 
--मालबि० १।२ 3. दूर ले जाना, बहा ले जाना-- 
सीता लंकां नीता सुरारिणा-भट्टि० ६।४९, रघु० 
१२।१०३, मन्‌ु० ६॥८८ 4. उठा ले जाना-शा० ३े। 
£. किसी के लिए छे जाना (आ०) 6. व्यय करना 
(समय ) बिताना-यनामन्दमरन्दे दरूदरबिन्दे दिनान्य- 
नाथिषत-भामि० ११०, नीत्वा मासान्‌ कतिचित्‌ 
--मेघ० २, संविष्ट: कुशशयने निशाां निनाय-रघ्‌० 
१।९५ 7. किसी अवस्था तक कृश करना-“-तमपि 
तरलतामनयदनंग:--का० १४३, नीतस्त्वया पंचताम्‌ 
रत्तन० ३।३, रघु० ८।१९ (इस अर्थ में यह धातु नामों 
के साथ उसी प्रकार प्रयक्‍त होती हूँ जिस प्रकार कृ 


--उदा० 4. अस्तं नो छिपाना 2. दंडम नी दण्ड देना, 
सजा देना 3. दासत्वं नी दास बनाता 4. दुःख नी 
संकटग्रस्त करना 5. परितोष नो तृप्त करना, 
प्रसन्न करना 6. पुनरुक्‍ततां नी फालतू करना 7. 
भस्मतां नो 8. भस्ससात नी जलाकर राख करना 
9. वश नी अधीन करता, जीत लेना 70. विक्रय नी 
]।. विनाज्ञ नी नष्ट करना 22. जाद्गतां नी शृद्र 
बनाना 43. साक्ष्य नो गवाही मानना 8, निश्चय 
करना, गवेषणा करना, पूछताछ करना, निर्णय करना, 
फँंसला करना--छल निरस्य भतेन व्यवहाराजन्नयंत्रप 
+याज्ञ ० २।१९, एवं प्र भिन्नेष बहुधा नीयते 
क्रिया-महा ० 9. पता लगाना, लीक के सहारे पीछा 
करना, खोज निकालना --0ते लिगनंयेत्‌ सीमां--मन्‌० 
८|॥२०५२, २५६, यथा नयत्यसकपातमंगस्य मगयः: पदम 
-:८।४४, याज्ञ ० २।१५१ ॥0. विवाह करना 
बहिष्कृत करना 42. (आ०) शिक्षा देना, अनदेश 
देना-शास्त्र नयते--सिद्धा, प्रेर०---नाययति-ें 
मार्गंदशन करना, पहुंचदाना (करण० के साथ) तेन 
मां सरस्तीरमनाययत्‌--का० ३८, इच्छा० निनीषति 


( ५४९ ) 


-ते, ले जाने की कामना करना, अनु--मानना, 
अपने पक्ष का बना लेना, प्रवत्त करना, फूसलाना, 
प्रा्थना करना, राजी करना, बहलाना, (क्रोधादिक ) 
शान्‍त करना, प्रसन्न करना, लभाना--स चानुनीत 
प्रणतेन परचात्‌ --रघु० ५।५४, विग्रहाच्च शयने परा- 
ड्मखीरनाननेतुमबला: स तत्वरे--१९।३८, कि० १३। 
६७, भद्वि० ५:४६, ६।१३७ 2. स्नेह करना - भतु० 
२।७७ 3. साघना, अनुशासन मे रखना, अप--,. दूर 
ले जाना, दूर बहा ले जाना, निवृत्त करना--मनु ० 
३।२४२ 2. (क) हटाना, नष्ट करना, छे जाना 
>-श० ६।२६, दत्रनपनेष्यामि--भद्टि"ण १६।३०, 
(ख) लटता, चराना, लूटमार करना, छीनना, ले 
लेना--रध० १३॥२४ 2. उद्धत, निचोड़ करना 
>“-रल्‍्यं हृदयादपनीतमिव--विक्रम० ५, दूर करना, 
(वस्त्रादिक ) उतारना, खींचकर उतारना--चरणाच्नि- 


गड़मपनय--मृच्छ ० ६, अपनयंतु भवत्यों मगयावेषम्‌ 


“5शै० २, रघु० ४॥६४, अभि---, 7. निकट लाना, 
संचालन करना, नेतृत्व करना, ले जाना--कि० ८।३२ 
म॒ुद्रा० १६,१५ 2. अभिनय करना, नाठकीय रूप से 
प्रतिनिधान या प्रदशन करना, हाव-भाव (बहुधा रंग- 
भूमि के निदेशों में प्रयक्‍्त ) प्रदशित करना--श्रुतिम भि- 
नीय--श ० ३, कुसुमावचयनमभिनयंत्यौं सखू्यौ--श'० 
४, म॒द्रा० १२, ३॥।३१ 3. उद्धत करना, घटाना 
अभिवि--,अध्यापन करना, शिक्षा देना, सधाना 
आ--, !. लाना, जाकर लाना-भुवनं मत्याइवंमानीयते 
--श० ७।८, मन० ८।२१० 2. प्रकाशित करना 
पैदा करना, उत्पादन करना--आनिनाय भृवः कंप॑ 
रघु० १५,२४ 3. किसी अवस्था में पहुंचाना आनी- 
यतां नम्नताम्‌-- रत्न० ११ 4. निकट ले जाना, पहु- 
चाना उद्‌--,!. आगे बढ़ाना, पालनपोषण करना 2. 
उठाना, उन्नत करता, सीधा खड़ा करना (आ) दंड- 
मन्नयते- सिद्धा० 3. एक ओर ले जाना, एकान्त- 
मन्नीय-- महा० 4. अनमान लगाना, निरचय करना, 
अटकल लगाना, अन्दाज लगाना उत्तर० १।२९, 
३।२२, उप - ,!. निकट लाना, जाकर लाना विधि- 
नंवोपनीतस्त्वम्‌ू-- मृच्छ०७ ७४६, मनु० ३।२२५, 
मालबि० २॥५, कु० ७।७२ 2. उठान!, उन्नत करना, 


ले जाना शि० ९।७२ 3. प्रस्तुत करना, उपस्थित 
करना--रघु० २।॥५९, कु० ३॥६९ 4. प्रकाशित 
करना, पंदा करना, उत्पादन करना“>उपनय- 
त्र्थान-पंच ० ३।१८०,  उपनयजन्नंगरनंगोत्सवम 
““गीत० किसी अवस्था में लाना, अवस्थावि- । 


शंष तक पहुंचाना--पुरोपनोतं नृप रामणीयकम्‌ 
>+कि० १।३९ &. यज्ञोपवीत धारण कराना (आ० ) 
माणवकमृपनयते--सिद्धा ०, भट्टि ० १।१५, रघु० ३। 


3 + हम वन. न्म्म्म्भी लि गाहूह०००-ाााकमक का तक रकम. 


जब +ून्‍न्‍कः- जा. डक -छ आतूू -पमक का. ए। पड का हि हू -त- 7: २: लक क। का परह्ाबा- छा 


ही५.. शी पी हरी एव हि बी पहल. ल्थजूआ-प हज उब पड] ७... धवागाायवात शन पवाज,.. छापा ह हल्ण (ह जाप घता-जप्त्कायाज ए« खत कत्तनपत धततनततनविन पक पतन ._तनत“ कप “आस; - ॥ए-- मम -ब-म मर जप 


५ ये पसिकमणण «मरा क्रम तमाम मा... हा रा ७ मन ८ का मिथ. मी झु[ 9२ ८८००3 3+ 5८८८5. धरम. साध: साया... जा सा: सा < ९२२७०... का 5०३ -००३ा.ा+० मम. ।. यु [मम]. हम. गाज! बज थी 


२९, मन० २॥४९ 7. भाड़े पर रखना, भाड़े के 
नौकर रखना--कमंकरानपनयते -- सिद्धा ०, उपा--, 
अवस्था विशेष में लाना, घटाना, नि-- निकट 
ले जाना, समीप पहुँचाना--याज्ञ ० ३३२९५ 2. झुकना 
बविनत होना,--वकक्‍त्र॑ निनीय-- 3. उडेलना 4. धटित 
करना, निष्पन्न करना, निस--, ?. ले उड़ना, 
2. निश्चय करना, तय करना, फ़ेसला करना, संकल्प 
करना, दृढ़ करना--कथमप्यपायमात्मनव  निर्णीय 
दश०, कि० ११।३९, परि--, ?. (अग्नि की ) प्रद- 
क्षिणा करना-तौ दंपती चि: परिणीय वह्ि (पुरोधाः:) 
>कु० ७।८०-अग्नि प्यणयं च यत्‌--रामा० 
2. विवाह करना, ब्याहना -परिणेंष्यति पावतीं यदां 
तपसा तत्प्रवणीकृतोी हरः--कु० ४॥४२ 2. निश्चय 
करना, खोज करना--मन्‌ ० ७।१२२, प्र--, . (सेना 


आदि का) नेतृत्व करना--वानरेनन्‍्द्रेण प्रणीतेन (बलेन) 
रामा० 2. प्रस्तुत करना, देना, उपस्थित करना-- 
अध्य प्रणीय जनकात्मजा-- भट्टि ० ५५७६ 3. चेताना, 
(आग ) सुलूगाना, पंच० ३॥१ 4. वेदमंत्रों के पाठ 
से अभिमंत्रित करना, पूजना, अचना करना -त्रिधा- 
प्रणीतो ज्वलनः--हरि० 5. (दण्ड आदि ) देना--मन्‌ ० 
७।२०, ८।२३८ 6. निर्धारित करना, शिक्षा-प्रदान 
करना, प्रस्यायन करना, प्रतिष्ठापित करना, विहित 
करना--स एवं धर्मो मनना प्रणीत:--रध ० १४६७ 
भवत्प्रणीतयाचारमामनंति हि साधव:--कु० ६।३१ 
7. लिखना, रचना करना--प्रणीतः न तु प्रकाशित 
”-उत्तर० ४, उत्तर रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयज्यते 
उत्तर० १।३ 8. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना 
अनुष्ठान करना, प्रकाशित करना--न ० १।१५,१९, 
भतृ ० ३८२ 9. (अवस्था विशेष तक) पहुँचाना 
निम्न अवस्था में ले जाना, प्रति--,वापिस ले जाना 
बि--, 4. हटाना, ले जाना, नष्ट करना (आ०, 


उस स्थान को छोड़कर जहाँ कम के स्थान में 'शरीर 


का कोई भाग हो) पट्पटहृध्वनिभिविनीतनिद्र: -- 
रघु० ९७९, ५।७५, १३।३५,४९, १५।४८, कु० 
१।९, विनयंते सम तद्योधा मधभिविजयश्रमम -- रध ० 
४६५,६७ 2. अध्यापन करना, शिक्षण देना, शिक्षा 
देना, प्रशिक्षित करना--विनिन्यरेनं ग्रवो गुरुप्रियम्‌ 
रघु० ३॥।२९,१५।६९,१८।५१, याज्ञ ० १।३११ 
3. पालना, वशीभूत करना, प्रशासित करना, नियंत्रित 
करना-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌--रघु० २।८, 
१४।७५, कि० २।४१ 4. प्रसन्‍न करना, (क्रोध आदि) 
शान्त करना (आ०) 5. व्यतीत हो जाना, (समय 
का ) बिताना--कथमपि यामिनीं विनीय--गीत० ८ 
6. पार ले जाना, सम्पन्त करना, प्रा करना 7. व्यय 
करना, प्रयुक्त करना, उपयोग में (आ०) लाना, 


( ५५० 


श्तं विनयते--सिद्धा ० 8. देना, प्रस्तुत करना, प्रदान 
करना, (श्रद्धांजलि) अपित करना (आ०), कर 
विनयते--सिद्धा ० 9. नेतृत्व करना, संचालन करना 
-कु० ७।९, सम्‌--, 7. एकत्र करना 2. हकमत 
करना, प्रशासन करना, पथप्रदरंन करना 3. वापिस 
प्राप्त, लोटाना 4. निकट लाना, समा --, !. मिलाना, 
एकता में आबद्ध करना, एकत्र करना--रघ ० २।६४ 
श० ५।१५ 2. जा कर लाना लाना - रघध० १२।७८ । 

नी (पं०) [नी+क्विप्‌ | (समास के अन्त में प्रयक्त ) 
नेता, पथप्रद्शंक, जेसा कि ग्रामणी, सेनानी और 
अग्रणी मं । 

नीका (स्त्री०) कुल्या, गूल, खेत की सिंचाई के लिए 
बनी नहर । 

नीकार: दे० निकार | 

नोकाजश (वि०) | नि+काश -|-अच , दीघधें: ] दे” 'निकाश' 
- शि० ५३५ । 

नीच (वि०) [ निकृष्टतमीं शोभां चिनोति-चि +ड, 
तारा० | . नीच, छोटा, स्वल्प, थोडा, बौना 
2. मिम्नस्थित, निक्ृष्ट--भग ० ६।११, मनु० २।१९८, 
याज्ञ ० ११३१ 3. नीची, गहरी (आवाज़ ) 4. नीच, 
कमीना, अधम, दुष्ट, अत्यंत खोटा-प्रारम्यते न 
खल विध्नभयन नीच:--भर्ते ० २।२७, नीचस्य गोच र- 
गत सुखमास्यते क:--५९, भामि० १।४८ 5. निकम्मा 
निरथंक,--चा श्रेष्ठगाय । सम०-गा नदो,-- भोज्यम्‌ 
प्याज़, - योनिन्‌ (वि०) नीच कुलोत्पन्न, नीच घराने 
में जन्मा हुआ, इसी प्रकार 'नीचजाति,--वच्त्रः, 
-वज्ञ्म्‌, वक्रान्तमणि । 

नीच (चि) का [| नोच+कन्‌ 5 टाप, पक्षे इत्वं वा | 
बढ़िया या' श्रेष्ठ गाय, ('नीचिकी भी) । 

नीचकिन (पुं०) [ नीचक--इनि ] !. किसी वस्तु का 
शिखर 2. बल का सिर 3. अच्छी गाय का स्वामी । 


नोचक: (अठ्प० ) [ नीचस्‌ इत्यस्थ ट: प्रागकच्‌ | ( प्रायः 
विशेषण के अथं में प्रयक्त) . नीचा, नीचे, अधः, 
के नीचे, तले, नीचे की ओर (बिप० उपरि) 
नीचगंच्छत्यपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण--मेघ० १०९ 
2. नीचे झुककर, विनम्र हो कर, विनयपूवंक- रबू ० 
५।६२ 3 आहिस्ता २, कोमलता से-नीचैवरस्यति -- 
मेघ० ४२ 4. मन्द स्वर में--धोमी आवाज़ से--नीच 
शंस कफ थतो नन स मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति--अमरु 
६७ रनदात्त:--प7० १।२।३०, 5. छोटा, गटका 
बौना--तथापि नोचबिनयाददर्पत-रघ० ३।२४ 
(प्‌०) पहाड़ का नाम--नीच राख्य गिरिमधिवसेस्तत्र 
विश्रामहेतो:--मेघ० २६। सम०>गतिः (स्त्री०) 
शिथिलगति, --मृख (वि०) नीचे को मंह किय हुए 

तीड:,--डसम[ नितरां मिलन्ति खगा अतन्र-नि+इल 


] 


-+क, लस्य हू तारा० | . पक्षी का धोसला--श ० 
७।११ 2. बिस्तरा, गददा 3. माँद, भट 4. रथ का 
भीतरी भाग 5. स्थान, आवास, विश्रामस्थल। सम० 
--उदभवः:, -- जः पक्षी । 

नीडक: [| नीड-|कन ] 7. पक्षी 2. घोंसला | , 

नोत (भू० क० कृ०) [ नी+क्त | 7. ले जाया गया 
संचालित, नेतत्व किया गया 2. लब्घ, प्राप्त 3. निम्न 
अवस्था को पहुंचाया हुआ 4. व्यतीत, बिताया गया 
5. भली भांति व्यवहृत, सही-दे० 'नी ,-तम्‌ . 
धन 2. घानन्‍्य, अनाज । 

नीति: (स्त्री०) | नी-+क्तिन्‌ ] . निदेशन, दिग्दशंन 
प्रबंध 2. आचरण, चालचलन, व्यवहार, कार्यक्रम 3 
ओऔचित्य, शालीनता 4. नीतिकौशल, नीतिज्ञता, बद्धि- 
मत्ता, व्यवहारकुशलता--आजंव हि कुटिल्ष न 
नीति:--न० ५॥१०३, रघ० १२॥६९, कु० १२२ 
5. योजना, उपाय, कट्य क्ति--मा० ६।३ 6. राजनय, 
राजनीति विज्ञान, राजनी तिज्ञत।, रांजनीतिक बद्धि- 
मत्ता -- आत्मोदय: परग्लानिद्वंय नी तिरितीयती --शि ० 
२।॥३०, भग० ?१०।३८ 7. आचारशास्त्र, आचार, 
नीतिशास्त्र, आचारदर्शन 8. अवाप्ति, अधिग्रहण' 9. 
देना, प्रदान करना, प्रस्तुत करना 0. संबंध, सहारा । 
सम०-- कुशल, --ज्ञ,--निष्ण.-- विद॒ (दि०) 7. 
राजनीतिविशारद, राजनीतिज्ञ, नीतिज्ञ 2. दूरद्शी, 
बद्धिमान -घोष:-ब॒ हस्पति की गाड़ी,--दोष: आचार, 
नीतिविषयक भल,- बीजम पषडयंत्र का स्नोत,-- भिर्वा 
पर्ण कृतम्‌--पंच० १,--विषय: नेतिकता या दूरदर्शा 
व्यापार का क्षेत्र -व्यतिक्रम: 7. नीतिशात्र या राज- 
नीति-विज्ञान के नियमों का उलंघन 2. चालचलन को 
त्रटि, नीतिविषषफक भल,-शज्ञास्त्रम नोतिशास्त्र या 
राजनय, न॑ तिकता 


नीथध्रम (ब्रत) [ नितरां स्लियते धृ मूलवि क दीघ 
>>तारा० | . छत का किनारा 2. जंगल 3. पहिए 
की परिधि या घरा 3. चन्द्रमा 5. रेवती नक्षत्र । 

नीप: | नी+प बा० गणाभाव: | . पहाड़ की तलहटी 2 
कदंब वृक्ष (बरसात में फ़्ल देने वाला) नीप:ः प्रदी- 
पायते--मच्छ ० ५११४, सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र 
नीप॑ वधनाम--मंघ० ६५, ६ 3. अशोक जाति का 
वक्ष 4. राजाओं का एक कुल--रधु ० ६।४६,-पम्‌ 
कदंब वक्ष का फ़ल--मेघ० २१, रघ० १९३७ ॥ 

नोरम [ नी+रक्‌ ] 7. पानी-नीरानिर्मलतो जनि 
भामि० १।६३ 2. रस, आसव। सम०-जम्‌ . 
कमल 2. मोती, -दः बादरल- धीरध्वनिभिरल ते 
नीरद मे मासिको गर्भ:--भामि० १।६१, शि० ४५२, 
-- थिः,--निधि:, सम्‌ द्र, --रुहम्‌ कमल । 

नीराजनम,--ना [ निर-+-राज्‌-ल्यट्‌, स्त्रियों टाप ] . 


( ५५१ ) 


नोलिसन्‌ (१० 
नीलापन । 
नीलो [नील--अच्‌ --डीब ] !. नीरू का पौधा--तत्र 
नीलीरस परिपर्णं महाभांडमासीत्‌ू--पंच० १, एको 


शास्त्रासत्रों को चमकाना, एक प्रकार का सनिक व ) [नील--इमनिच्‌] नीलारंग, कालापन, 
धामिक पर्व जिसको राजा या सेनापति आश्विन मास 
में संग्राम क्षेत्र में जाने से पव मनाते थे (अर्थात्‌ राजा 


के पुरोहित, मंत्री, तथा सेना के अधिकारी अपने 


विविध शास्त्रास्त्रों सहित वेद मंत्रों द्वारा) ४॥४५, 
१७।१२, न० ४|१४४ 2. अर्चना के रूप में देवमति 
के सामने प्रज्वलित दीपक घु॒माना । 


नील (वि० ) (स्त्री०--ला (4वस्त्रादिक)-लो (जीव 


जन्तु आदि) [ नील-+-अच ] . नीला,गहरा नीला-- 
नीलस्निग्ध: श्रयति शिखर नतनस्तोयवाह:-- उत्तर ० 
१।३३ 2. नील से रगा हुआ,-- छः !. गहरा नीला या 
काला रंग 2. नीलमणि 3. गूलर का पेड़, बड़ का पेड़ 
राम की सेना में एक वानर म्‌ रुय 5. सीलगिरि 


पर्वत की एक मख्य शूंखला,--लछूम 8. काला तमक 2. 


नीला थोथा या तूृतिया 3. सुरमा 4. विष | सम० 


--अंगः सारस पक्षी,--अजनम्‌ सुरमा,-- अंजना, 
--अंजना,---अंजसा बिजली,-- अब्जम--अंबुजम, 
-अम्बुजन्भन्‌ (नप्‌ ० ),-- उत्पलम नील कमल, 


--अभ्र: काला बादरू,--अंबर (वि०) गहरे नीले 
वस्त्रों से सुसज्जित (--रः) !. राक्षस, पिशाच 2. 
शनि ग्रह 3. बढराम का विशेषण,--अरुण: प्रभात- 
काल, पौ फ़टना,--अधह्यन्‌ (पुं० 
मोर,---मा ० ९१३०, मंघ ० ७9९ 2. शिव का विशेषण 
3. एक प्रकार का जलक॒क्कुट 4. नीलकंठ पक्षी 5 
खंजन पक्षी 6. चिड़िया 7. मध्मक्खी,--केशो नील 
का पंधा,--ग्रीवः शिव का विशेषण,--छदः १. छहारे 


) नीलमणि--कंठः . | 


नोवाक: [नि-+वच्‌ -घज्ण 


नम. रमन ७५ आ०----3०००००-.०..पी>। «आना. हनाओागाए--ाहन-माया०-------------------- 


ग्रहस्तु मीनानां नीलीमसपयोयेंथा--पंच० १॥२६० 
2. नीलमक्खियों की एक जाति 3. एक प्रकार का 
रोग । सम०--राग (वि०) अनुराग में दृढ़ (गः) 
. नील के रंग की भांति अपरिवतंनीय स्नेह, दढ़ानु- 
रक्ति 2. पक्‍का मित्र,-- संधानस नील का खमीर 
भांडम नील का बतंन । 


नीवरः |नी+णष्वरक | . व्यवसाय, व्यापार 2. व्याव- 


साथिक 3. धम्मभिक्षु, सन्‍्यासी 4. कीचड़,--रम्‌ 
जल । 

» कृत्वं, ड्ीघे:| . कमी के 
समय अनाज की बढ़ी माँग 2. दुभिक्ष, अकाल । 


नीवारः [नि+-व+--घजञा , वीघ। जंगली चावल जो बिना 


जोते बोय उत्पन्न हो - नीवार: शुकगर्भकोटरमख- 
अ्ष्टास्तरूणाम ब:-श ० १।१४, रघृ० १॥५०,५॥९, १५। 


नीविः,--वी (स्त्री०) [निव्ययति निवीयते वा नि+ -ब्ये 


+इन , नीवि-+-डीष ] कमर में लपेटी हुई धोती 
धोती के दोनों किनारों की गांठ जो सामने पेट पर 
बांधी जाय, घोती की गाँठ, नाड़ा, कम रबन्द-प्रस्था न- 
भिन्‍नां न बबंधनी विम --रघ० ७।९, नीवीबंधोछवस- 
नम्‌--मा० २॥५, कु० १।३८, नीवि प्रति प्रणिहिते तु 
करे प्रियण --काव्य ० ४, मेघ० ६८, शि० १०।६४ 
2. पंजी, मलधन 3. दाँव, बाजी, शर्ते । 


का पंड 2, गरुड का विशेषण,-- तरु। नारियर का 
वक्ष,--ताल: तमाल का वक्ष,-- पंक:,--कम अंधरा 
-+पटलरूम . काला आवरण, काली तह <. अंधे 
आदमी की आँख का जाला--पंच ० ५,--पिच्छः बाज 


नीवत्‌ (पुं०) [नि+व॒+क्विप्‌, पूर्वदीघ:] कोई भी 
आबाद देश, राज्य, राजधानी । 

नीब्र दे० नीध्र। 

नोशार: [नि+शु+घछा, पूवंदीधघे:|) 4. गरम कपड़ा, 


पक्षी,--पुष्पिका १. नील का पौधा 2. अलसी--भः 


3. चाँद 2. बादल 3. मघमक्खी,--मणिरत्नम नीलम 
नीलकान्तमणि--नेपथ्यो चितनील र॒त्नम---गीत ० ५, 
भामि० २।४२,--मोलिक: जगन,--मत्तिका 4. लौह 
माक्षिक 2. काली मिट॒टी,--राजि: (स्नी०) अंघकार 
की रेखा, गुप अंधरा, घीर अंधकार--निशाशशांक- 
क्षननीलराजय:--क्रतु ० .१।२,--लोहितः शिव का 
विशेषण, श० ७।३७ कु० २।५७ । 


नोहारः [नि+ह+घजञ , 


कंबल 2. मसहरी, मच्छदानी 3. कनात । ः 
पूरवंदोध:] १, कुहरा, धुंध-- 
रघु०ण ७।६०, याज्ञ० १।१५०, मनु० ४।११३ 
2. पाला,भारी ओस 3. मलमत्र त्याग । 


नु (अव्य०) |न॒ृद्‌ू-ड] प्रश्नवाचकता का द्योतक तथा 


'सन्देहँ एवं 'अनिश्चयात्मकता' प्रकट करने वाला 
अव्प ० -- स्वत्नो न माया न्‌ मतिश्रमी न्‌ू-श ०, अस्त- 
दशलगहन न विवस्वानाविवेश जल्ूधि न महॉन-- 


नोलकम [नील--कन | !. काला नमक 2. नीला इस्पात 
3. ततिया,--कः काल रंग का घोड़ा । 

नील (लां) ग: [नि+लज् --कु, पूवदीधघे:] एक प्रकार 
का कीड़ा 

नीला दे० नीलों । 

नोलिका [नील०-क-+-टाप्‌ू, इत्वम| नील का पौधा 
(नीलिनी' भी । 


कि० ९७, ५११, ८॥५३, ९१५, ५४, १३।४, कु० 
१४७, शि० १०।१४ श० २।८ २. सभावना' 
ओर अवश्य के अर्थों कौ बतलाने के लिए इसे प्रइन- 
वाचक सर्वनाम तथा उससे, व्यत्पन्न शब्दीं से साथ 
जोड़ दिया जाता ह - कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितो5थवा 
मा० १।१७, कथथं न गणवद्ठिंदेय॑ कलत्रम --दश ० 
दे० किन्‍न भी । 


( ५५२ ) 


नु (अदा० पर० नोति, प्रणौति, नुत-प्रर० नावयति, 


इच्छा० नुनूषति) । प्रशंसा करना, स्तुति करता, 
इलाघा करना-स रस्वत्ती तन्मिथुनं नुनाव--कु ० ७।९०, 
भाट॒ट० १४।११२, दे० न्‌० । 


नुतिः (स्त्री ०) [नु-+-क्तिन्‌ | !. प्रशंसा, संस्तुति, प्रशस्ति 


प्रगुणनतिभि: (अने ० पा० ) स्वान्‌ गृणान्‌ रुयापयंता 
भतृ० २।६९ 2. पूजा, समादर । 


न॒द्‌ (तुद० उत्तम० नृदति-तै, नृत्त या नृन्न, प्रणदरति) 


घकेलना, घकका देना, हांकना, ठलना, प्रीत्साहित 
करना---मंदं मंदं नदति पवनश्चानकेलो यथा त्वाम्‌ 
>मेंध० ९ २. प्रोत्साहित करना, उकसाना, आगे 
बढ़ाना--शि० ११।२६ ३. हटाना, भगा देना, फेक 
देना, मिटाना --अदस्त्वया नन्नम नत्तमं॑ तम 
“शि० १।२७, केयरबंधोच्छवसितननोद---रघ्‌ ० 
६६८, ८।४०, १६।८५, कि० ३॥३३, ५॥२८ 4 
फेंकना, डालना, भेजना-प्रेर० 4. हटाना, दूर 
करना 2. प्रोत्साहित करना, उकसाना, ढकेलना, 
ठलना, आगे बढ़ाना,--अप--,भगाना, हटाना--भद्धि ० 
१०।१३, उप, --धकेलना, आगे चलाना-शि० ४।६१, 
निस --. अस्वीकार करना, इंकार करना--धाना 
मत्स्यान्ययोी मांस शाक॑ चव न निर्णदेितु--मन्‌ ० 
४२५० 2. हटाना, मिटाना, प्र--,सिटाना, दूर 
करना, हटाना --शि ० ९।७१, वि--,. आधात करना, 
बींचना 2. (वीणा आदि) वाययंत्र बजाना-प्रेर० 
, हटाना, दूर करना, मिटाना, फेंक देना-तापं॑ 
विनोदय दृध्टिमि:-गीत ० शि० ४।६६ ८. 
आगे बढ़ना, (काल) बिताना 3. मोड़ना, बहलाना 
मनोरंजन करता--लतासु दर्ष्टि विनोदयामि --श० 
६, रघ० १४७७ 4. दिल बहलाना --रघ० ५।६७ 
सम्‌ --,!. एकत्र करना, संग्रह करना 2. प्राप्त करना 
मिलना । 


नतन, नृत्स (वि०) [नव--तनप्‌ (त्नबा) नू आदेश:,| । 


3, नया--नतनो राजा समाज्ञापयति-उत्तर० (१, 
रघृु० ८।१५ 2. ताजा, बच्चा 3. भट, उपहार 
4. तात्कालिक 5. हाल का, आधृनिक 6. कुतृहलरू 
पर्ण, अजीब । 


ननम (अव्य०) [नु+ऊन्‌+अम्‌ | असंदिग्ध रूप से, 


विश्वस्त रूप से, निगचय ही, अवश्य, निस्सनन्‍्देह 
--अद्यापि नूनं हरकोपवह्िस्त्वाय ज्वल्त्यौव॑ इवां 
ब्राशौ श० ३॥३, मेघ० ९।१८ ४६, भतं० १॥१० 
कु० १॥१२, ५।७५, रघ० १।२९, 2. अत्यधिक संभावना 
के साथ, पूरी संभावना हु कि--उत्तर० ४२३ । 


नपुरः--रम्‌ (न्‌+क्विप्‌ --न पुर --क| पाजेब, परों 


का आभूषण--नहि चड़ामणि: पादे नपुर मध्नि धायंते 
“-हि० २।७१ | 


पुं०) [नी+-कन्‌ डिच्च| (कतृं० ए० व०>नना, 


सबंध ०, ब० व०, नृर्णा या नृणाम्‌ ) 4. मनृष्य, एक 
व्यक्ति--स्त्री हो, चाहे पुरुष, मन्‌० ३८१, ४।६१, 
७।६१, १०।३३ 2. मनष्यजाति 3. शतरंज का 
मोहरा 4. सुरजघड़ी की कील 5. प्ल्लिग शब्द 
>-संघधिनां विगहो यानम---अमर ० |. सम०---अस्थि- 
सालिन्‌ (प०) शिव का विशेषण,-कपालम्‌ मनुष्य 
की खोपड़ी,--केसरिन (पं) 'नर-शेर,' नृसिहावतार 
में विष्ण भगवान्‌--तु० 'नरसिह,--जलम्‌ मनृष्य का 
मत्र--देवः एक राजा,--धमंन (१०) कुबंर का 
विशेषण,--पः मनृष्यों का राजा, राजा, प्रभ अष्वर 
राजसूय यज्ञ जिसे सम्राट सम्पन्न करता ह और जिसमें 
सभी पदों का काय सहायक राजाओं द्वारा किया 
जाता हे,-- आत्मज: राज कुमार, युवराज,--- आभो 
रम्‌,--- मानम्‌ राजभोज में होने वाला संगीत, 
-- आमथः तपदिक, क्षय,--- आसनम राजगढद्टी 
सिहासन, राज्य की कुर्सी,- गहम्‌ राजमहलू,-- नीति 
(सत्री०)) राजनय, राजा की नीति, राजनीति 
>-वैश्यांगनव नृपनीतिरनेकरूपा-भतं ० २।४७- प्रिय 
आम का लक्ष्मन (नपृ० ),-- लिगम्‌ राजचिह्न 
राजत्व का लक्षण, राजकोय अधिकार चिह्न, विशेष 
कर श्वेत छत्र,- शासनम्‌ राजविज्ञप्ति, सभम्‌ सभा 
राजाओं की सभा,-परतिः,--पालः राजा,-पत्ष 
मनष्य की शक्ल का जानवर, हिंसक पश, न॒शंस 
भिथनम्‌ मिथन राशि,--मेधः नरमेध यज्ञ, --यज्ञ 
मनष्यों के लिए किया जाने वाला यज्ञ, आतिथ्य 
अतिथियों का सत्कार (देनिक पंच यज्ञों में सेए 

पज्ञ -दे ० पंचयज्ञ ),--लोकः मरण-धर्मा लोगों का 
संसार, मत्यलोक,--वराहः सूअर के अवतार में 
विष्णु भगवान्‌ ,--वाहन कुबर का विशेषण,---वेष्टन 
शिव का नाम,--श्ूंगस 'मनष्य का सींग अर्थात 
असंभावना,-सिंहः . सिंह जसा मनुष्य , शेरेनर, प्र मुख 
मनष्य, पूज्य व्यक्ति 2. विष्ण भगवान्‌, का चौथा 
अवतार, 'नृसिहावतार , तु०तरसिह 3. एक प्रकार का 
रतिबंध,--सेनम्‌, --सेना मनष्यो की फ़ौज,--सोम 
वभव- शाली मनुष्य, बड़ा आदमी --रघु ० ५॥५९ | 


गगः (प्‌०) ववस्वत मन्‌ का पुत्र, जो एक ब्राह्मण के 


शापवश छिपकली बना । 

(दिवा० पर० नृत्यति, प्रणत्यति, नृत्त) नाचना, इधर 
उधर हिलना--नृत्यति यवतिजनेन सम सखि-- 
गीत० १, लोलोमी पयसि महोत्प्लं ननते-शि० 
८।२३, भटिट ३॥४३ 2. रंगमंच पर अभिनय करना 
3. हाव भाव दिखाना, नाटक करना, प्रेर०-नते- 
यति-तै 4. नचवाना-त्वमाशें मोघाशे किमपरमतों 
नतंयसि माम्‌-भतु० ३॥६, ताले: शिजावलयसुभग 


( 

नंतितः कांतया मे-मेघ० ७९, उत्तर० ३॥१९ 
2. हिलजुल पेदा करना,---आ --, (प्रेर०) 4. नाच 
कराना 2. नचवाना, फर्ती के साथ हिलाना--मरु- 
ड्ूरानतितनक्तभाले-- रघु० ५१४२, अमरु ३२, ऋतु० 
२।१०, उप--, . नाचना 2. किसी दूसरे के आगे 
नाचना--उपाननृत्यंत देवेशम्‌ , प्र--, नाचना, प्रति--, 
नाच को नकलरू करके हंसी उड़ाना । 

नृति: (स्त्री०) [नृत्‌+इन ] नाचना, नाच । 

नृतम्‌, नृत्यम [नृत--क्त, क्यप्‌ वा] नाचना, अभिनय 
करना, नाच, मृक अभिनय, हावभाव--नत्तादस्या 
स्थितमतितरां कांतम्‌ -मालवि० २।७, न॒त्यं मयरा 
विजहु:--रब्‌ ०१४॥६९, मेघ० ३२,३६, रघ० ३॥१९॥। 
सम०--प्रियः शिव का विशेषण,--ज्ञाला नाचघर 
“:स्थानम्‌ रंगमझूच, नाचने का कमरा । 


नृपः, नृपति:, नुपालः [नरान्‌ पाति रक्षति--न+पा--क, 
नणां पति, षघ० त०, नृ+पाल--दे० “न्‌' के नीचे । 
णिच्‌--अण्‌ | 

नृशंस (वि०) [नृ+शस्‌-+-अग] दुष्ट, दषपूर्ण, ऋर, उपद्रवी 
कभीना,-मुच्छ ० ३३२५, मन ० ३।४१, याज्ञ ० १।६४ | 

नजकः [निज्‌ +ण्वल | घोबी । 

जनम [निज्‌--ल्यट ल्य्‌ट |) घोना, साफ करना, मांजना ! 

तू (पुं०) [नी--तृच] 4. जो नेतृत्व या पथप्रदर्शन करे 
अग्रसर, संचालक, प्रबंधक, (हाथियों तथा और जान- 
वरों का] पथप्रदर्शक,-- रधू० ४७५, १४॥२२, १६। 

मेघ० ६९, नेताश्वस्य ख्रध्नं ख्रध्नस्थ वा-- 

सिद्धा ०, मुद्रा० ७१४ 2. निदेशक, गरु-भर्त॑० २।८८ 
3. मुख्य, स्वामी, प्रधान 4. (दण्ड आदि) देने वाला 
”मनु० ७।२५ 5. मालिक 6. नाटक का नायक | 


नत्रम्‌ [नयति नोयते वा अनेन-वी-+घष्ट्रन] . नेतत्व 
करता, सचाठन 2. आँख--्रायंग' गहिणीनेत्रा 
कन्याथषु कुटंबिन:--कु० ६॥८५, २।२९, ३०, ७।१३ 
3. रई के डंडे की रस्सी 4. बूनी हुई रेशम, महीन 
रेशमी वस्त्र-नेत्रक्रेणोपररोध . सूर्यमम्‌--रघु० 
3।२९, (यहाँ कुछ भाष्यकार "नेत्र शब्द का सामान्य 
अर्थ आँख ही मानते हैं) 5. वक्ष की जड़ 6. बस्ति- 
क्रिया को नली 7, गाड़ी, वाहन 8. दो की संख्या 
2. नता, अगुआ 0., नक्षत्र पंज, तारा (इन दो अर्थों 
म॑ पुंछिग)। सम०--अंजनम्‌ आँखों के लिए सुरमा- 
श्ुगार० ७, --अंतः आँख का बाहरी किनारा 
“अबु, -अम्भस्‌ ( नपूृ० ) आँसू,--आमयः आंख का 
रोग, नंत्र-प्रदाह,--उत्सबः सुखद तथा सुन्दर पदार्थ 


“उपमम्‌ बादाम,--कनौनिका आँख की पुतली, --कोषः 


. अक्षिगोलक 2. फूल की कलो,--गोचर (वि०) 

दृष्टि-परास के भीतर, प्रत्यक्षज्ञेब, दश्य,--छदः पलक 

“जम्‌,--जलम्‌,--वारि आँसू,--पर्यन्तः आँख का 
90 


| 


प्‌ ष्‌ ३ ] 


बाहरी किनारा,--पिंडः . अक्षिगोलक 2. बिल्ली, 
- मलम्‌ ढीढट, आँख का मेल,--योनिः, . इन्द्र का 
विशेषण (जिसके शरीर पर, गौतम द्वारा दिये गये 
शाप के फलस्वरूप, स्त्री-योनि से मिलते जलते हजार 
चिह्न हों) 2. चन्द्रमा,--रंजनम्‌ अंजन, सुरमा,-रोमन 
(नतु ०) आँख की बरोनी,--वस्त्रम आँख का पर्दा 
पलक, - स्तंभः आँखों का पथरा जाना । 

नंत्रिकम [नेत्र/-ठन्‌ | . नली 2. चम्मच । 

नेत्री [नंत्र|--डीष]) 4. नदी 2. धमनी 3. स्त्री नेता 
4. लक्ष्मी का विशेषण | 

नदिष्ठ (अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन अन्तिक:ः -- -इष्ठन 
अन्तिकस्य नेदादेश:| निकटतम, दूसरा, अत्यंत निकट 
(अंतिक' की उत्तमावस्था ) । 


नेदीयस्‌ (वि०) ( स्त्रो०-सी ) [अनयोः अतिशयन 
अन्तिक:-+- ईयसुन्‌ अन्तिकस्य नेदादेश:। निकटतर, 
अधिक पास (अंतिक की मध्यमावस्था ) -- नेदीयसी 
भूत्वा--मा० १, निकट आकर, पहुंचकर । 

नेपः [नी--स, गणः | कुल-पुरोहित । 

नपथ्यम [नी--विच, ने: नता तस्य पथ्यम ] . सजावट 
आभूषण 2. परिधान, पोशाक, वेशभूषा, वस्त्र --उदार 
नपथ्यभृत्‌--रघ्‌० ६।६, राज॑द्धनेपथ्यविधानशोभा -- 
१४।९, उज्जवलनंपथ्यविरचना---मा० १, कु० ७।७, 
विक्रम ० ५ 3. विशेषकर नाटक के पात्र की वेश- 
भूषा --विरलेनेपथ्ययो: पात्रयो: प्रवेशोउस्तु--मालवि ० 
१ 4. परिधान कक्ष (जहाँ नाटक के पात्र अपनी 
वेशभूषा धारण करते हैं, यह सदंव परदे के पीछे 
होता ) रंगमंच पष्ठ, नेपथ्ये परदे के पीछे। सम०--- 
विधानम्‌ परिधान-कक्ष की व्यवस्था--श० १। 


नेपाल: (पुं०) भारत के उत्तर में स्थित एक देश का नाम 
लाः-- (ब० व०) इस देश के निवासी,--लरूम तांबा 
ली जंगली छहारे का वक्ष या इसका फल। सम० 

जा,--जाता मंनसिल | 

नेपालिका [नेपाल -|-डीए --कन्‌ --टाप, 'हस्व:| मेनसिल । 
(वि०) (कतुं० ब० व०--नेमे--नेमा:) [नी-+मन्‌ | 
आधा,--भः 4. भाग 2. समय, काल, तु 3. हद 
सीमा 4. घेरा, बाड़ा 5. दीवार की नींव 6. जाल- 
साज़ी, धोखा 7. सायंकाल 8. विवर, खाई 9. जड़-। 

नेसि:,--मो (स्त्री०) | नी--मि, नेमि--डीष | . परिधि, 
पहिय का घेरा, उपोढ़शब्दा न रथांगनेमय:--शा० 
७।१०, चक्रनेमिक्रमेण--मेघ० १०९, रघ० ११७ 
३९ 2. किनारा, घेरा 3. हस्तघर्घरी, गरारी 4. वत्त, 
परिधि--उदधिनेमि -- रघु ० ९॥१० 5. बज्म 6. पृथ्वी 
“-+मिः तिनिश का वक्ष । 

नेष्ट (पुं०) | नेष+-तच्‌ ] सोमयाग के प्रधान ऋत्विजों 
(जिनकी संख्या १६ होती हे) में से एक । 


( ५५४ ) 


४: | निश +तुन्‌ ] मिट्टी का लांदा । 

श्रेयस (धि०) (स्त्री०-सी), ने:श्रेयसिक (व्रि०) 

(स्त्री ०-की ) [ निःश्रेयस--अणू, ठक वा | मोक्ष या 

आनन्द को ओर ले जाने वाला । 

नःस्वम्‌, नेःस्व्यम [ नि:स्व--अण्‌, ष्यणा वा ] धनहीनता, 
गरीबी, दरिद्रता । 

नंक (बि०) [ न+एक | जो अकेला न हो (प्रायः समास 
में प्रयक्‍त) आत्मन (पूं०) रूपः श्यूंगः परमपुरुष 
परमात्मा के विशेषण । 

नंकटिक (वि०) (स्त्री०-की) [निकट-+ठक ] पाइवंवर्ती, 
निकट का, सटा हुआ, --कः संन्‍्यासी या भिक्षु--भट्टि ० 
१४। १२ । 

नकटयम [ निकट+ष्यञ्ज_ ] सामीषप्य, पड़ोस । 

नेकघेयः [| निकषा+ढक्‌ ] राक्षस ( निकषा की 
सन्‍तान ) । 

नकृतिक (वि०) (स्त्री०-की) [ तिकृत्या परापकारेण 
जीवति--निकृति--ठक ] [. बेईमान, झूठा, क््र-- 
मन ०४। १९६ 2. नीच, दुष्ट, दरात्मा 3. दुःशील, 
रूखे मिजाज़ का । 

नंगम (वि०) (स्त्री०-मी) [ निगमम"-अण ] वेद से 
संबद्ध, वेद में पाया जाने वाला, दे” 'कांडम,-मभ 
. वेद का व्याख्याता--इति नंगमा: 2. उपनिषद 
3. उपाय, तरकीब 4. विवेकपूर्ण आचरण 5. नाग- 
रिक, 6. व्यापारी, सौदागर -धाराहारोपनयनपरा 
नेंगमाः सानमंतः --विक्रम ० ४।४ । 

नघंटुकम्‌ [ निघंट +-ठक |] वदिक शब्दों का संग्रहग्रंथ ( पाँच 
अध्यायों में) जिसकी व्याख्या यास्कने अपने निरुक्‍त 
में कीह । 

नंचिकम्‌ [ नीचा+ठक |] बल का सिर ! 

नंचिको [| निलचि:-+गोकर्णशिरोदेश:, ततः स्वार्थे कन्‌-नि- 
चिकः:-++अण्‌- डीप्‌ | बढ़िया ग्राय । 

नतलम्‌ [ नितल-+अण्‌ | पाताल, नरक । सम०--सझन्‌ 
(पू०) यम,-महावी०५। १८ । 

नत्यम [ नित्य--अण्‌ ] नित्यता, शाश्वतता । 

नृत्यक (वि०) (स्त्री० को), नेत्यिक (ब्रि० ) (स्त्री ०--की ) 
[ नं त्य+कन्‌, नित्य-+-ठक्‌ ] 4. नियमित रूप से 
घटने वाला, बार २ दोहराया गया 2. नियमित रूप 
से अनुष्ठेय (विशेष अवसरों पर नहीं) 3. अपरिहायें, 
अनवरत, अवश्यकरणीय । 

नंदाघः [ निदाध-+-अण | ग्रीष्म ऋतु । 

नेंदानः [ निदान+अण | शब्दव्य॑ त्पत्तिशास्त्र का वेत्ता । 

नंदानिकः [ निदान-+ठक | निदानश्ास्त्र का ज्ञाता, व्याधि- 
कोविद । 

नंदेशिकः [ निदेश--ठक ] आदेशों और निदेशों का पालन 
करने वाला, सेवक । 


नेष्ट 
ने 


नेपातिक (धि०) (स्त्री०-की) [ निपात+ठक ] अक- 
स्मात या देवयोग से होने वाला उल्लेख ।! 

नेपुण्यस्‌ [ निपुण-+अणू, ष्यव्म वा ] 4. दक्षता, कौशल, 
चतुराई, प्रवीणता-- नपुणोन्नेयमस्ति-- उत्त र ० ६।२६, 
शि० १६।३० 3. कोई कार्य जिसमें कौशल को आव- 
इब्यकता हो, सूक्ष्म बात 4. समग्रता, पूर्णता--मनु० 
१०॥८५ । 

नभत्यम [ निभत+ष्यञा ] . लज्जाशीलता, धिनम्रता 
2. गोपनीयता-न भत्यमवलंबितम्‌-- मालवि० ५ । 

नमनन्‍त्रणकम [ निमंत्रण+अण्‌ +कन |] भोज, दावत । 

नेयमः [ निमय--अण्‌ | व्यापारी, सौदागर । 


नभित्तिक (वि० ) (स्त्री ०-की ) [निमित्त +ठक ] . किसी 
विशेष कारण के फलस्वरूप उत्पन्न, संबद्ध या निर्भर 
2, असाधारण, कभी कभी होने वाला, सांयोगिक, 
किसी विशेष निम्ित्त से किया गया (विप०-नित्य ), 
--कः ज्योतिषी, भ विष्यवक्ता,-- कमर्‌ !. काय (थिप० 
->कारण ) निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रम:--श० ७।३० 
2. किसी विशेष अवसर पर होन वाला संस्कार, 
आवर्ती पे । 

नंमिष (वि०) (स्त्री०-षी) | मनिमिष--अण्‌ ] नि्सिष- 
मात्र या क्षणभर रहने वाला, क्षणिक, अस्थायी-षम 
पवित्र वनस्थली जहाँ कुछ ऋषि मुनि रहते थ जिनको 
कि सौति ने महाभारत सुनाया था--रध्‌ ० १९॥७ 
(नाम करण इस प्रकार हुआ--यतस्तु निमिषेणदं 
मिहतं दानवं बलम्‌, अरण्ये5स्सिन्‌ ततस्तेन नमिषार- 
ण्यसंज्ञितम्‌ ) । 

बमेयः | नि+- मि+यत्‌+- अण्‌ ] बिनिमय, अदलाबदली 

नेयग्रोधम | न्यग्रोधन॑अण ] बड़ या बरगद का फल 
बरगद का पड़ । 

नयत्यम [ नियत -+ष्यञ्ञ ] नियंत्रण, आत्मसंयम । 

नेयमसिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ नियम-+-ठक्‌ ] नियम 
या विधि के अनरूपो, नियमित,---कम्‌ नियमितता । 

नयायिक [ न्‍्याय-- ठक | ताकिक, न्यायदशंन के सिद्धान्तों 
का अनयायी । 

नेरंतय | निरंतर+ष्यञ्य ] . निर्बाघता, निरंतर होने का 
भाव, अविच्छिन्नता 2. सान्निध्य, संसक्ति । 

ने रपेक्ष्म्म [ निरपेक्ष+ष्यञा ] अवहेलना, निरपेक्षता, 
उदासीनता । 

नरयिक: [ निरय--ठक्‌ ] नरकवासी, नरक भोगने 
वाला । 

नरथ्यंम [निरथ-+-ष्यञ् | निरर्थकता, बहूदगी, बकवास । 

ने राइयम [| निराश+ष्यझा ] 4. आशा का अभाव, नाउ- 
म्मीदी, भिराशा---तटठस्थं नरास्यातू--उत्तर ० ३॥१३ 
2. कामना या प्रत्याशा का अभावनयनाशा: पृष्ठत: 
कृत्वा ने राइयमवर्लंबितम्‌ू-हि० १, १४४, भामि० ४ । 


( ५५५ ) 


नेरकत: [ निरक्‍त--अण |] जो डब्दों की व्यत्पत्ति जानता 

* है, शब्ट्व्य त्पत्तिशास्त्र विद । 

नरुज्यम [ निरुज +ष्यञा |] स्वास्थ्य, आरोग्य । 

नऋत: [ निःऋंति--/-अण | एक राक्षस-भयमप्रलयोदवेगा- 
दाचरव्यनेंक्रैतोदधे:-- रघ० १०।३६, ११२१, १२। 
४२, १४॥४, १५२० । 

नऋतो [ नक्त--डीप | . दुर्गा का विशेषण 2. दक्षिण 
पश्चिमी दिशा । 

नंगृण्यम | निगृंण+ष्यझ ) गुणों या धर्मों का अभाव 
2, श्रेष्ठा की कमी, अच्छे गुणों का अभाव-नेगण्प- 
मंव साथीयो घिगस्तु गुणगौरवम्‌ू-भामि० १।८८ 

नेघेण्यम [ निध ण+ष्यझा | निर्ममता, क्ररता-वंषम्प- 
नघृंण्य न सापक्षत्वात॒ तथा हि. दर्शवति-ब्रह्म ० 
२१६९॥।३४ । 
नेमेल्यम्‌ [ निर्मेल+ष्यञ्ण |] 
निष्कलड्डूता 

ने लज्ज्यम [ निलेज्ज+ष्यज्ा ] निल्ज्जता, बहयाई 
ढीठपना । 

नल्यम [ नोल+ष्यञा | नौलापन, गहरा नीला रंग । 

नंबि (वि) डयम्‌ [ निवि (बि) ड-ष्यझा ) संशकतता 
सटा हुआ होने का भाव, घनापन, सघनता । 

नवेद्यम [ निवेद-+-ष्यव्य |] किसी देवता या देवमुति को 
भेंट देने के लिए भोज्य पदाथ । 

नंश (वि०) (स्त्री०--शी) नेशिक (वि०) (स्त्री०-को) 
| निशा-+-अण्‌, ठझा वा |] रात से संबंध रखने वाला 
रात्रि विषषक, रात की होने वाला--तन्नंशं तिमिर 
मपाकरोति चन्द्र--श० ६।२९, नशस्याचिहुंतभुज 
इवच्छिन्त भूपिष्ठधूमा--विक्रम ० १।८, क्वि० ५४२ 2. 
रात को मनाया जाने वाला । 

नइचल्यम्‌ | निर्वल--ष्यजा ] स्थिरता, अचलता, दढ़ता । 


नेश्चित्यम [ निश्चित-+ष्यञा_ ] . निर्धारण, निश्चिति 
2, निश्चित समय पर होने वाला संस्कार । 

नषधः [ निषध--अण्‌ ]. निषध देश का राजा 2. विश्वे- 
षतः, राजा नल का विशेषण 3. निषध देश का वासी, 
या जी निषध देश में उत्पन्न हुओ हूँ । 

ने ध्कम्यंम [ निष्कम -ष्यव्य | . अकमण्यता, क्रियाहीनता 
2. कम॑ और उनके फलों से म॒क्ति--भगं० ३॥४, 
१८।४९ 3. वह मुक्ति जो कम न कर केवल भाव, 
ध्यान आदि से प्राप्त की जाय (विप० कम ं मागं द्वारा 
प्राप्त मक्ति) । 

नेष्किक (वि०) (स्त्री--की) [ निष्क+ठक ] निष्क 
देकर भोल लिया हुआ, या निष्क से बना हुआ--कः 
टकसाल का अध्यक्ष । 

नेष्ठिक (वि०) (स्त्री०--क़ी) [ निष्ठा-+ठक ] ॥. 
अन्तिम, आखौोर का, उपसंहारक--घधिद्ध विधिमस्य 


स्वच्छता, शुद्धता, 


नष्ठिकम--रघु० ८।२५ 2. निर्णीत, निरचायक, 
निर्णायक (उत्तर आदि) 3. स्थिर, दृढ़, संलग्न 4 
उच्चतम, पूरा 5. पूर्ण रूप से जानकार, या विज्ञ 6 
निरन्तर त्यागमय शुद्ध पवित्र जीवन विताने की 
प्रतिज्ञा करने वाला,--कः वह शाइवत छात्र जो 
ण्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित 
काल के परचात भी सदव गरु की सेवा में रहे, और 
जिनसे आजन्म ब्रह्मबचारी तथा जितेन्द्िय रहने की 
प्रतिज्ञा कर ली ह--कु० ५६२, त॒० याज्ञ ० १।४९ । 
नेष्ठयेंम [ निष्ठर--ष्यञज्य | करता, ककशता, कठोरता। 
नष्ठ्यम [ निष्ठ+ष्यज्ण _] स्थायित्व, दढ़ता । 


नेंसगिक (वि०) (स्त्री० की) [ निसग--ठक्‌ | स्वाभा- 
बिक, अन्तर्जात, सहज, अन्तहित---नंसर्गिकी सुरभिण: 
कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि स्थिति मुसलरवताडनानि 
-“मा० ९%।४९, रघु० ५।३७, ६।४६ । 

नस्त्रेशिकः | निस्त्रिश--ठक | कृपाणधारी, तलवार रखने 
वाला । 

नो (अव्य०) [ न+उ ] नहीं, न, मत (प्रायः न को 
भांति प्रयक्‍्त) भग० १७।२८, पंच० ५॥२४, अमरू 
का भर ९ ० । धर र्‌ । 

नोचेत्‌ (अव्य०) [नो+चेत्‌ +-6० स० | अन्यथा, वरना । 

नोदनम्‌ [ नुदू+ल्यट्‌ ] . ठेलना, हांकना, आग बढ़ाना 

हटाना, दूर करना, मिटाना । 
नोधा (अव्य०) [ नो+धा |] नौ प्रकार, नौ गणा । 


नोः (स्त्री०) [नय्ते अनया --नद +-डौ | जहाज, नौका 
पोत महता पुण्यपण्यन क्रीतेयं कायनौस्त्वया--शा० ३। 
१ 2. एक नक्षत्रपंज का नाम। सम०--आरोह 
(नावारोहः) ।. जहाज का यात्री 2. मल्लाह--कण 
धार:, नाविक, पोतचालक, -- कमेन्‌ (नपुं०) मल्लाह 
की वत्ति--मन ० १०।३४,- -चरः,--जीविक: मल्लाह 
माँसी ---रध० १७।८१,--तारय॑ (वि०) जिसम॑ नाव 
चल सके, जो नाव से पार किया जा सके,-दंड: डांड 
चप्पू--पानम्‌ पोत-कौशलू, नौकायनू,-आयिन्‌ (वि०) 
नाव या जहाज से जाने वाला, नौयात्नी--मनु० ८। 
४०९,--वाहः कर्णघार, कर्णी, पोतवाहक, केवट,--व्य- 
सनम्‌ पीतभंग, नौका का टूट जाना--नौव्यसने 
विपन्न:--४० ६,--साधनम्‌ जहाजी बड़ा, नौसमह, 
पीतावली --वंगानुत्वाय' तरसा नेता नौसाथनोद्यतान्‌ 
--रघ्‌० ४।३६ | 

नौका [ नौ+-कन्‌+टाप | एक छोटी नाव, किदती ---क्षण 
मिह सज्जनसंगतिरेका भवति भवाणंवतरणे नौका 
-- मीोह०६ । सम०---दंडः चम्पू, पतवार । 

न्यक्‌ ( अव्य० ) | नि+अंचू + क्विन्‌ ) क्रियाविशेषण, धृणा 
अपमान एवं दीनता को टद्योतन करने के लिए 'कृ 
और “भ से पूर्व लूगने वाला उपसग | सम ०--करणम्‌ 


शँ 


--कारः 4. दीनता, अवमानना 2. अनादर, घृणा, अप- 
मान--न्यक्का रो हृदि वज्लकील इव मे तीज परिस्पं- 
दते--महावी ० ५१२२, ३॥४०, गंगा० ३२,--भाव: 
. दीनता, अवमानना 2. घटिया करने वाला, मात- 
हती, अधीनता,--भादवित (वि०) 4. दीन, अघ: 
--पतित, अपमानित 2. आगे बढ़ा हुआ, श्रेष्ठता को 
प्राप्,प. अप्रघानीकृत- -न्यग्भावितवाच्यव्यंग्यठ्यंजन 
क्षमस्य शब्दार्थयूगलस्य --काव्य ० १ । 

(वि०) [ नियते निकृते वा अक्षिणी यस्य-ब० स० 
षच्‌ प्रत्यय:ः | नीच, अधम, दृष्ट, कमीना,-क्ष: 
भेंस 2. परशुराम का विशेषण,--क्षम्‌ सूराख, छिद्र । 


न्यग्रोषः [| न्‍्यक रुणद्वधि--न्यक-|- रुघ-+-अच ] . बरगद 


का पेड़ 2. पुरस, लंबाई का एक नाप जिसकी लंबाई 
उतनी होती ह जितनी कि दोनों हाथों को फलाने से 
हीवे । सम०--परिमंडला श्रेष्ठ स्त्री (श्रेष्ठ स्त्री की 
परिभाषा यह हच”स्तनौ सुकठिनौ यस्था नितंबं च 
विशालता, मध्य क्षीणा भवेद्या सा न्यग्रोघपरिमंडला 
(शब्द ० ), दृर्वाकांडमिव द्यामा न्यग्रोघपरिमंडला 
>-भट्टि० ४॥१८ । 


न्यंकः [ नि-+अज्च्‌--ड॒ ] एक प्रकार का बारहसिगा 


--रघु० _१३।१५ । 


न्यञ्च्‌ (वि०) (स्त्री०-नीची) [ नि--अज्च्‌ +-क्विन्‌ ] 


नीचे की ओर मड़ा या झुका हुआ, या नीचे को ओर 
जाता हुआ 2. मुंह के बल लेटा हुआ 3. नीच, धणा 
के योग्य, अधम, कमीना, दृष्ट--शि० १५॥२१, (यहाँ 


( ५५६ ) 
न्यायः [नियन्ति अनेन--नि/-इ+घजा ] 4. प्रणाली 


तरीका, रीति, नियम, पद्धति, योजना--अधाभिक 
त्रिभिन्‍्यायनिगहीयात प्रयत्तत:---मन ० ८।३१० 2. 
उपयक्तता, ओऔचित्य, सुरीति--कि० ११॥३० 3. 
कानन, न्याय या इंसाफ़, नंतिक विद्यालता, न्याय्यता 
सचाई, ईमानदारी--यां ति न्यायप्रवत्तस्थ तिर्यचोडपि 
सहायताम्‌ --अनघ ० १।४ 4. क़ानूनी म॒क़दमा 
कानूनी कारवाई 5. क़ानून के अनुसार दण्ड, निर्णय 
6. राजनीति, अच्छा शासन 7. समानता, सादश्य 

लोकरूढ़ नीतिवाक्य, उपयकत दष्टांत, निदशना जसे 
कि दंडापूप न्याय काकतालोय न्याय घणाक्षर 
न्याय' आदि दे० नी० >-वदिकस्वर--न्याय स्त्रिभिरु- 
दीरणम--कु० २११२ (मल्लि० "न्याय शब्द का 
अथ स्वर करते हैं, परन्तु हमारी सम्मति में यहाँ 
'पद्धति' "रीति! ह जो कि तीन 'पद्धतियों अर्थात 
ऋक, यजूस और सामन्‌ मे प्रकट किया गया है ) 
भतृ० ३॥५५ 0. [व्या० में) विश्वव्यापी नियम 
4. गौतम ऋषि प्रणीत न्यायशास्त्र 42 तक शास्त्र 
न्यायदशन 3. अनुमान की पूरी प्रक्रिया (जिसमें 
पाँचों अंग अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
ओर निगमन सम्यिलित हैं) । सम ०--पथः मी मांसा 
दशन,--वतिन्‌ (वि०) आचरणशील, न्यायानसार 
आचरण करने वाला,--वादिन्‌ (वि०) न्याय्य और 
धर्मानमोंदित बात कहनेवाला,-- शास्त्रम तक विज्ञान 
तकशास्त्र-- सारिणी उचित तथा उपयक्त व्यवहार 


इसका अर्थ निम्न या नीचे की ओर' भी है) 4. 


मन्थर, आलसी 5. पृर्ण, समस्त । 


न्यंचनस [| नि-/अञ्च्‌--ल्यट्‌ ] . वक्र 2. छिपने का 


स्थान 3, कोटर । 


न्ययः [नि--इ-+-अच्‌ ] . हानि, नाश 2. बरबादी, क्षय । 
न्यपतनम [न-अस--ल्यूट | त. जमा करना, लेटना 2. 


उसूत्रम गोतम प्रणीत न्यायदशेन के सत्र । 
बविशे० कुछ सिद्धान्त-वाक्य या लोकरूढ़ नीतिवाक्यों को 
पाठकों के उपयोग के लिए संग्रह करके नीचे अकरादि- 
क्रम से रख दिया गया हू । 

. अंघधचटकन्यायः [अन्घे के हाथ बटेर ऊूगना] अअथे में 
घुणाक्षर न्याय के समान । 


सोपना, छोडना । 


न्यस्त (भू० क० कृ०) [नि--अस--क्त |] 4. डाला हुआ 


फेका हुआ, लिठाया हुआ, जमा किया हुआ 2 
अन्दर रक्‍खा हुआ, अन्तहित, प्रयकत--न्यस्ताक्ष रा 
>केु० १।७ 3. वणित, चित्रितऋचित्रन्यस्ताय॑ः 
सुपुर्दे किया हुआ, सौंपा हुआ, स्थानान्तरितऊविक्रम ० 
५।१७, रत्न ० १।१० 5. रहना, टिकना 6. छोड़ा हुआ 
एक ओर डाला हुआ, उत्सष्ट सम-दंड (वि०) दंड 
जोड़ने वाला,-देह (वि०) मरा हुआ, मृत,--शस्त्र 
, (वि०) ॥. जिसने हथियार डाल दिये हों-आचाय॑स्य 

त्रिभवनग रोन्यस्तशस्त्रस्थ शोकात्‌ू--वेणी ० ३।१८ 
2, निरस्त्र, अरक्षित 3. जो हानि कारक न हो । 


न्याक्यम्‌ [नि--अक्‌ +पण्यत्‌ ] तले हुए चावल, मर्मरे । 
न्‍्यःदः [नि+-अद --ण ] खाना, खिलाना । 


2. अंधपरंपरान्याय: [अंधानुकरण --जब लोग ब्विना विचारे 
दूसरों का अन्चानुकरण करते हैँ और यह नहीं 
कि इस प्रकार का अनकरण उन्हें अन्धकार में 
फंसा देगा | । 

3. अरुंधतो दर्शननन्‍्यायः [अरुन्धती तारादशेन का सिद्धांत, 
ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना; शंकराचार्य की 
निम्नांकित व्याख्या से इसका प्रयोग स्पष्ट हो जायगा 
--अरुघतीं दिदशंयिषस्तत्समीपस्थां स्थलां तारा- 
ममख्यां प्रथममरुंधतीति ग्राहयरित्वा तां प्रत्याख्याय ' 
परचादरुघती मेत ग्राहयति । 


4, अज्ञोकवनिकान्यायः [अशोकवक्षों के उद्यान का न्याय] 
रावण ने सीता को अशोकवाटिका में रक्‍खा था 
परन्तु उसने और स्थानों को छोड़ कर इसी वाटिका 
में क्यों रकक्‍्खा, इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया 


( ५५७ ) 


जा सकता | सारांश यह हुआ कि जब मनुष्य के पास [| 0. कृपयंत्रघटिका न्यायः [ रहटटिंडर न्याय ] इसका 


किसी कार्य को सम्पन्न करने के अनेक साधन प्राप्त 
हीं, तो यह उसकी अपनी इच्छा हूँ कि वह चाहे 
किसी साधन को अपना ले। एसी अवस्था में किसी 
भी साधन को अपनाने का कोई विशेष कारण नहीं 
दिया जा सकता । 


5 .अश्सलोष्टन्यायः [पत्थर और मिट्टी के लौंदे का न्याय] 


मिट्टी का ढला रूई की अपेक्षा कठोर हैं परन्तु वही 
कठोरता मदुंता में बदर जाती हैं जब हम उसकी 
तुलना पत्थर से करते हे । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
बड़ा महत्त्पूण समझा जाता हैं जब उसकी तुलना 
उसकी अपेक्षा निचले दर्ज के व्यक्तियों से की जाती 
है, परन्तु यदि उसकी अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यक्तियों से 
तुलना की जाय तो वही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नगण्य बन 
जाता हे । पराषाणेष्टकन्याय' भी इसी प्रकार प्रय॒क्त 
किया जाता हूं । ु 

6. कदंबकोरक (गोरूक ) न्‍्यायः [ कदंब वक्ष का कलि 


का न्‍्माय| कदंब वृक्ष की कलियाँ साथ ही खिल 


जाती हैँ, अतः जहाँ उदय के साथ ही कार्य भी होने 
लगे, वहाँ इस न्याय का उपयोग करते हैं । 


7. काक तालोीय न्यायः [कौवे और ताड़ के फल का न्याय! 


एक कौवा एक वृक्ष की शाखा पर जाकर बंठा ही 
था कि अचानक ऊपर से एक फल गिरा और कौवे 
के प्राण पखेरु उड़ गयें---अत: जब कभी कोई घटना 
शुभ हो या अशुभ अशग्रत्याशित रूप से अकस्मात्‌ 
घटती है, तब इसका उपयोग होता हँ--तु० चन्द्रा०- 
यत्तया मेलनं तत्र लाभो में यह्च सुश्रुवः, तदेतत्काक- 
तालोीयमवितरकितसंभवभ्‌ । कुवलूयानन्द में भी-- 
पतत्‌ तालफल यथा काकेनोपभुक्तमेव॑ रहोदर्शने- 
क्षभितहृदया तन्‍वी मया भुक्‍कता । दे० 'काकतालोय' 
भी। 


8. काकदंतगवेषणन्यायः [ कौवे के दाँत ढंढना ] यह 


न्याय उस समय प्रयक्त होता ह जब कोई व्यक्ति 
व्यर्थ, अलाभकारी या असंभव काये करता हैं । 


9. काकाक्षिगोलन्यायः [कौवे की आंख गोलक का न्याय। 


एकदृष्टि, एकाक्ष आदि छब्दों से यह कल्पना की 
जाती हे कि कौवे की आँख तो एक ही होती हैं, 
परन्तु वह आवश्यकता के अनुसार उसे एक गोलक से 
दूसरे गीलक में लेजा सकता हँ । इसका उपयोग 
उस समय होता हे जब वाक्य में किसी शब्द या 
पदोच्चय का जो केवल एक ही बार प्रय॒कत हुआ हें, 
आवश्यकता होने पर दूसरे स्थान पर भी अध्याहार 
कर लें--अर्थात्‌ --द्वीपो$स्त्रियातरीप: इत्यत्र अस्त्रि- 
यामित्यस्थ काकाक्षिमोलकन्यायेन अंतरीपशब्देनाप्य 
न्वयः । द 


. 


4020 


4.0 


[4, 


उपयोग सांसारिक अस्तित्व की विभिन्‍न अवस्थाओं 
को प्रकट करने के लिए किया जाता हँ--जंसे रहट 
के चलते समय कुछ टिडर तो पानी से भरे हुए ऊपर 
को जाते हूं, कुछ खाली हो रहे हैं, और कुछ बिल्कुल 
खाली होकर नीचे को जा रहे हैं--कांदिचत्तुच्छयति 
प्रप्रपति वा कांश्चिन्नयत्यन्नति कांश्चित्पातविधौ 
करोति च पुनः कांदिचन्नयत्याकुलान, अन्योन्यप्रति- 
पक्षसंहतिमिमां लोकस्थिति बोधयन्नेष क्रीडति कप- 
यंत्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधि:। मृच्छ० १०।५९। 


घट्टकुटी प्रभातनन्‍्यायः [ चुंगी घर के निकट पौफटी 
का न्याय ] कहते हैँ एक गाड़ीवान चुंगी देना नहीं 
चाहता था, अतः: वह ऊबड़-खाबड़ रास्ते से रात को 
ही चल दिया, परन्तु दुभग्यवश रात भर इधर-उधर 
घमता रहा, जब पौफटी तो देखता क्‍या हें कि वह 
ठीक चुंगीघर के पास ही खड़ा हैं, विवश हो उसे 
चुंगी देनी पड़ी इसलिए जब कोई किसी कार्य को 
जानबूझ कर टालना चाहता हुं, परन्तु में उसी को 
करने के लिए विवश होना पड़ता हैं तो उस समय 
इस न्याय का प्रयोग होता हं--दे० श्रीधर--तदिदं 
घट्टकुटीप्रभातन्‍्याय मनृवदति । 

घुणाक्षर न्याय: [लकड़ी में धणकोटों द्वारा निर्मित 
अक्षर का न्याय] किसी लकड़ी में घुन लग जाने से 
अथवा किसी पुस्तक में दीमक लग जाने से कुछ 
अक्षरों की आकृति से मिलते-जुलते चिह्न अपने आप बन 
जाते हैं, अतः जब कोई कार्य अनायास व अकस्मात हो 
जाता हू तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता हैं। 
दण्डापूपन्याय: [ डंडे और पूड़े का न्याय ] जब डंडा 
ओर पूड़ा एक ही स्थान पर रक्‍्ख गये--और एक 
व्यक्ति ने कहा कि डंडे को तो चूहे घसीट कर ले 
गये और खा लिया, तो दूसरा व्यक्ति स्वभावतः यह 
समझ लेता हूँ कि पूड़ा तो खा ही लिया गया होगा- 
क्योंकि वह उसके पास ही रक्‍्खा था। इसलिए 
जब कोई वस्तु दूसरी के साथ विशेष रूप से अत्यंत 
संबद्ध होती हैँ और एक वस्तु के संबंध में हम कुछ 
कहते हैं तो वही बात दूसरी के साथ भी अपने आप 
लागू हो जाती हें, तु०--म्‌षिकेण दंडो भक्षितः इत्य- 
नेन तत्सहचरितमपृपभक्षणमर्थादायात॑ं भवतीति नियत- 
समानन्यायादर्थातरमापततीत्येष न्‍्यायो दंडापृपिका- 
सा० द० १०। 

देहलोदीपन्याय: [ देहली पर स्थापित दोपक का 
न्याय ] जब दीपक को देहली पर रख दिया जाता हैं 
तो इसका प्रकाश देहली के दोनों ओर होता है अत: 
यह न्याय उस समय प्रयकक्‍्त किया जाता हे. जब एक 
ही वस्तु दो स्थानों पर काम आवे । 


5. नुपनापितपुत्रन्याय: 


6. 


47 


पक 


8, 


49, 


20 


६. 


24. 


( ५५८ ) 


| राजा और नाई के पुत्र 
का न्याय | कहते हैँ कि एक नाई किसी राजा के 
यहाँ नौकर था, एक बार राजा ने उसे कहा कि मेरे 
राज्य में जो लड़का सब से सुन्दर हो उसे लाओ 

नाई बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा परन्तु 
उसे एसा कोई बालक न मिला जेसा राजा चाहता 
था। अन्त में घककर ओर निराश होकर वह घर 
लोट आया--तब उसे अपना काला-कलटा लड़का 
ही अत्यंत सुन्दर लगा । वह उसी को लेकर राजा के 


पास गया पहले तो उस काले कलटे बालक को देख : 


कर राजा को बड़ा क्रोध आया परन्तु यह विचार 
कर कि मानव मात्र अपनी वस्तु को ही सर्वोत्तम 
समझता हूँ, उसे छोड़ दिया-- तु० सवः कांतमात्मीयं 
पश्यति-हिन्दी-अपनी छाछ को कौन खट्टा बताता है । 


पंकप्रक्षालनन्‍न्यायः | कोचड धोकर उतारने का 
न्याय | कीचड़ लगने पर उसे घो डालने की अपेक्षा 
यह अधिक अच्छा हू कि मनृष्य कीचड़ लगने ही न 
देवे । इसी प्रकार भयग्रस्त स्थिति में फेंस कर उससे 
निकलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा यह ज्यादह 
अच्छा हें कि उस भयग्रस्त स्थिति में कदम ही न 
रकक्‍्खे--तु ०-प्रक्षा लनाद्धि पंकस्य दूरादस्पशनं वरम्‌- 
'सौ दवा से एक परहेज्ञ अच्छा । 

पिष्टपेषणन्यायः | पिसे को पीसना | यह न्याय उस 
समय प्रयक्त होता हूँ जब कोई किये हुए काय को 
ही दुबारा करने लगता है, क्‍योंकि पिसे को पीसना 
फ़ाल्तू और व्यर्थ काय हं--तु ० क्ृतस्य करणं व॒था । 

बोीजांकुरन्यायः | बीज और अद्धक्ुर का न्याय ] 
काय कारण जहाँ अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता है (बीज से अकृुकुर निकला 
ओर फिर समय पाकर अंक्र से ही बीज की उत्पत्ति 
हुई) अतः न बीज के बिना अछकुर हो सकता हैं 
ओर न अंकुर के बिना बीज । 


लोहचम्बकन्यायः [ लोहे और चंबक का आकर्षण 
न्याय | यह प्रकृति सिद्ध बात हैं कि लोहा चंबक की 
ओर आक्ृष्ट होता है, इसी प्रकार प्राकृतिक घनिष्ट 
संबंध या निसग्रवत्ति की बदोलत सभी वस्तुएँ एक 
दूसरे को ओर आशक्रृष्ट होती है । 

वह्विध्मन्यायथः | धूए से अग्नि का अनमान | धए 
और अग्नि की अवश्यंभावी सहवतिता नैसमिक हूं, 

(जहाँ धूआँ होगा वहाँ आग अवश्य होगी) 

यह न्याय उसी समय प्रयक्त होता है जहाँ दो पदार्थ 
कारण-कार्य या दो व्यक्तियों का अनिवायं संबंध 
बताया जाय । 

वद्धकुमारीवाक्य (वर )न्यायः [ बढ़ी कुमारी को 
वरदान न्याय | इस प्रकार का वरदान मांगना जिसमें 


कह ै्धमान.ाय-" ० शिक-.-->->क...+--+मआ८- मापन या... पा पारस 9 39 35 पाए" अप ("दाम काश: - पक. पकमननका--पपननननी-----------ग#&-->नगनगीयीनीनसफ2ए26 तीन न चनओ क............ मा. था... .......... 
अक--न्‍-मनमुक् गाशाशानाााना" काका. नाना ब्ब व्ननऋऋ्ऋफव बम +-नह--रा* काए"-गएलइााााकनन- 2] तन्‍्प 


2 :/ 


23, 


24. 


2 < है 


206. 


वह सभी बातें आ जाय जो एक व्यक्ति चाहता हूँ । 
महाभाष्य में कथा आती हे कि एक बुढ़िया कुमारी 
को इन्द्र ने कहा कि एक ही वाक्य में जो वरदान 
चाहो मांगो, तब बढ़िया बोली- पुत्रा मे बहुक्षीर- 
घतमोदनं कांचनपात््यां भंजीरन (अर्थात मेरे पत्र 
सोन की थाली म घी दूध युक्त भात खाय ) । इस 
एक ही वरदान मे बढ़िया ने पति, पुत्र, धन-धान्य, 
पशु, सोना चाँदी सब कुछ माँग लिया | अतः जहाँ 
एक की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो वहाँ इस न्याय 
का प्रयोग होता है । 


शाखाचंद्रन्यायः [ शाखा पर वतंमान चन्द्रमा का 
न्याय ] जब किसी को चन्द्रमा का दर्शन कराते हैं 
तो चन्द्रमा के दूर स्थित होने पर भी हम यही कहते 
8 देखो सामने वक्ष की शाखा के ऊपर चाँद दिखाई 
देता हु । अत: यह न्याय उस समय प्रयकक्‍्त होता हूं 
जब कोई वस्तु चाहे दूर ही हो, निकटवर्ती किसी 
पदार्थ से संसक्त होती है । 

सिहावलोकनन्यायः | सिंह का पीछे मड़ कर देखना | 
यह उस समय प्रयक्त होता ह॑ जब कोई व्यक्ति आगे 
चलने के साथ २ अपने पू्॑क्ृतकाय पर भी दृष्टि 
डालता रहता हं--जिस प्रकार सिह शिकार की 
तलाश में आगे भी बढ़ता जाता हैं परन्तु साथ ही 
पीछे मड़कर भी देखता रहता ह । 


सृच्रीकटाहन्यायः [| सुई और कडाही का न्याय | यह 
उस समय प्रयक्त किया जाता हू, जब दो बातें- एक 
कठिन और एक अपेक्षाकृत आसान--करने को हां 
तो उस समय आसान कार्य को पहले किया जाता 
है, ज॑ंगे कि जब किसी व्यक्ति को सुई और कड़ाही 
दो वस्तुएं बनानी है तो वह सुई को पहले बनावेगा--- 
क्योंकि कड़ाही की अपेक्षा सुई का बनाना आसान 
या अल्पश्रमसाध्य है । 
स्थणानिखननन्यायः | गढ़ा खोदकर उसमें थणी 
जमाना | जब किसी मनष्य को कोई थणी अपन धर 
म॑ लगानी होती ह तो मिट॒टी कंकड़ आदि बार बार 
डाल कर और कटकर वह उस थणी को दढ़ बनाता 
इसी प्रकार वादी भी अपन अभियोग की पुष्टि में 
नाना प्रकार के तक, और दृष्टान्त उपस्थित करके 
अपनी बात का और भी अधिक समर्थन करता ह । 
स्यामिभत्यन्यायः | स्वामी और सेवक का न्याय | 
इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब पागल 
और पाल्य, पोषक और पोष्य के संबन्ध को बतलाना 


होता ह॑ या ऐसे ही किन्‍्हीं दो पदार्थों का संबंध बत- 


लाया जाता है । 


न्याय्य. (वि०) [ न्याय+यत्‌ |] 4. ठीक, उचित, सही 


न्‍्यायसंगत, उपयकक्‍्त, योग्य--न्याय्यात्यथ: प्रविचलेति 


( ५९५५९ ) 


पदं न घीरा:--भत्त ० २॥८३, भग० १८।१५, मन ० 
२।१५२, ९।२०२, रघु० २५५, कि० १४७, कु० 
६।॥८७ 2. सामान्य, प्रचलित । 


न्यासः [ नि+अस -)] धका | 4१. रखना, स्थापित करना, 


आरोपण करना--तस्या: खरन्यासपवित्रपांस -- रघु ० 
२२, कु० ६।५०, चरणन्यास; अंगनन्‍्यास आदि 2. 
अतः कोई भी छाप, चिह्न, मोहर, ठप्पा, अतिशत्त्र- 
नखन्यास:---रघ० १२।७३, . जहाँ नखचिद्न, शस्त्र- 
चिह्धों से भी बढ़ गय, दंतनन्‍्यास: 3. जमा करना 4 
धरोहर, अमानत प्रत्यपितन्यात्त इवान्तरात्मा--श ० 
४२१, रघ॒ु० १२८, याज्ञ ० २।६७ 5. सौंपना, बचन- 
बद्ध होना, सिपुर्द करना, हवाले करना 6. चित्रित 
करना, लिख रखना 7. छोडना, उत्सगग करना, 
त्यागना, तिलांजलि देना-हस्त्र, भग० १८२ ७. 
सम्मल रखना, घटाना 9. खोद कर निकालना, 
(पंजें आदि से) पकड़ना 0. शरीर के भिन्‍न भिन्‍न 
अंगों में भिन्‍न भिन्‍न देवताओं का ध्यान जो सामान्य 
रूप से मंत्र पाठ के साथ २ तदन्‌ रूप हावभाव सहित 
सम्पन्न किया जाता ह। सम०--अपद्ूवः किसी 


न्यासिन ( 


न्‍्यूं (न्यू) 


) | न्‍्यास--इनि ) जिसने अपने समस्त 
सांसारिक बंघनों को काट डाला हें, संन्यासी । 

(वि०) | तन्षि+उड्ख-- घझञा ]4. मनोहर, 
सुन्दर, प्रिय 2. उचित, ठीक । 

(वि०) [ नि+-उब्ज--अच ] 4. नीचे की ओर 
झुका हुआ, या मुड़ा हुआ, मूह के बल लेटा हुआ 
“--ऊर्ध्वापित न्यब्जकटाहकल्पे . (व्योम्नि)-ननें ० 
२२॥३२ 2. झका हुआ, टंड़ा 3. उन्‍नतोदर 4. कुबड़ा, 
>“ब्जः बड़ या बरगद का पेड़ । सम०-खड्भड खांडा, 
वक्त खडग । 


(वि०) [ नि-+-ऊन्‌+-अच | . कम किया हुआ 
घटाया हुआ, छोटा किया हुआ 2. सदीष, घटिया 
हीन, अभावग्रस्त, रहित या विहीन--जसा कि अथे- 
न्पून में 3. कम (विप० अधिक )--ययाज्ञ ० २।११६ 
4. सदोष (किसी अंग से) पाद” 5. नीच, दुष्ट, 
दुर्वेतत, निद्य.--नम्‌ (अव्य०) कम, कम मात्रा में । 
सम०--अंग (वि०) अपांग, विकलांग,---अधिक 
(वि०) कम या ज्यादह, असमान,--छो निर्वद्धि, 


अज्ञानी, मूर्ख । 


धरोहर का प्रत्याख्यान करना,--धारिन (प०) घरों 
'ऊ " ( ) न्यनयति ( ना० घा० पर० ) घटना, कम्त करना | 


हर रखने वाला, रहन रखन वाला । 


५ बालन अब गानाना-__-_ माही. इुल्‍ममा। "१ "गगन" "हुआ ूहुका- गहन 


पं 

प्‌ (वि०) [ पा+क ] (समास के अस्त में प्रयुक्त ] भूता हुआ, उबाला हुआ--जेसा कि 'पक्वान्न में 
पीने वाला, जैसा कि (्विप “अनेकप' में 2. चौकसी | <. पचा हुआ 3. सेका हुआ, गरम किया हुआ, तपाया 
करने वाला, रक्षा करने वाला, हकूमत करने वाला |. हुआ (विप० आम) पकक्‍वेष्टकानामाकषम्‌--मृच्छ ० 
जेसा कि गोप' 'नृुप और "क्षितिप' में--पः 4. वायु ३ 4. परिपक्व, पक्का, पक्‍वबिम्बाघरोष्ठी--मेघ ० 
हवा 2. पत्ता 3. अंडा । ८२ 5. सुविकसित, सुपूरित, परिपक्व जैंसा कि 

पकक्‍्कणः [ पचति श्वादिनिक्ृष्टमांसमिति--पच्‌ --बिवप्‌ पकवक्‍थ्ी' में 6. अनुमवज्ञील, बृद्धिमान्‌ 7. (फोड़ की ) 
्पकज""-शवरः: तस्य कण: कोलाहलशब्दो यत्र | ॥ भांति) पका हुआ चिसमें पीप पड़ने वाली हो 8 
चांडाल का घर वर्बर या जंगली आदमी का घर | सफंद (बाल) 9. नष्ट, क्षीयमाण विनाश के अन्त 

पक्तिः (स्त्री०) [ पच्‌--क्तिन्‌ | . पकाना 2. पचना, पर, अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए पक्का । 
हाज़मा या पाचन शक्ति 3. पक जाना, परिपक्व सम ०--अतिसार: पुरानी पेचिश,--अभ्श्नम मसाला 
होना, परिपकक्‍्वावस्था विकास 4. प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा । आदि डालकर बनाया गया भोचन,--आज्ञयः पेट, 
सम०--शलम॒ अजीण्ण के कारण पेट में होने वाला उदर,--इष्टका पकी हुई ईंट,--इष्टकचितम्‌ पक्‍की 
दर्द, उदर पीड़ा । ईंटों से निम्ित मवन,--छूत्‌ (वि०) !. पकाने वाला, 
(वि०) [ पच्‌--तृत््‌ | . रसोइया पाचक 2. पकान 2. परिपक्व होने वाला, --रसः शराब, मदिरा--वारि 
वाला 3. उद्दीपक, पचाने वाला--(पुं०) जठराग्नि । (नपुंं ०) कांज़ी का पानी । 

पक्‍तुम्‌ [ पच्‌ +-ष्ट्रन | . यज्ञाग्ति को स्थापित रखने वाले | पक्‍वशः (पुं०) एक बर्बर जाति का नाम, चाण्डाल । 


पक्ष (म्वा० पर०, चुरा० उम, पक्षति, पक्षयति-ते). ! 
लेना, ग्रहण करन 2. स्वीकार करना 3. पक्ष लेना, 
तरफदारी करना । 

पक्षः [ पक्ष्‌+अच्‌ ] बाजू, 


गृहस्थ की दशा 2. इस प्रकार स्थापित यज्ञाग्ति । 
पक्तिम (वि०) [ पच--क्टि-+ मम्‌ ] !. पक्‍का, पका 
हुआ 2. परिपक्व, 3. पकाया हुआ । 


पक्‍व (थि०) [ पच --क्‍्त, तस्य वः | !. पकाया हुआ, भुजा, अद्यापि पक्षावषि नोड्धि- 


( ५६० ) 


येते--का० ३४७, इसी प्रकार 'उद्धिन्नपक्षः निकल 
आये हैं पंख जिसके, पक्षयक्त, पक्षच्छेदोीद्यतं शक्रम 
--रघृ० ४१०, ३।४० 2. बाण के दोनों ओर लगे 
पंख 3. किसी मनुष्य या जन्तु का पाइवें, कधा--स्तं- 
बेरमा उभयपक्षविनीतनिद्रा:--रघ० ५।७२ 4. किसी 
भी वस्तु का पार्क, बगरू 5. सेना का एक कक्षया 

पार्व 6. किसी वस्त का अधंभाग 7. चान्द्र मास का 
अधेभाग, पखवारा (१५ दिनों का) (इस प्रकार के 
दो पक्ष होते हं--शकक्‍्लपक्ष--जिन दिनों चन्द्रमा 
निकला रहता हैँ, कृष्ण या तमिश्रपक्ष--अंधियारा 
पाख) तमिश्रपक्षेदपि सह प्रियाभिज्योत्स्ना वतों 
निविशति प्रदोषात--रघ० ६।३४, मन्‌० १।६६, 
पाज ० ३॥५०, सीमा वद्धि समायाति शुक्लपक्ष इवो 
डराट--पंच ० १।॥९२ 8. दल, गूट, पहल--प्रमदित - 
वरपक्षं---रघु० ६॥८६, शि० श११७, भग० १४।२५, 
रघु० ६।५३,१८ 9. किसी एक दल से संबद्ध, अनु- 
यायी, साझीदार--शत्रपक्षोभवान--हि०ण १ 0 


श्रेणी, समदाय, समह, अनयायियों को संख्या --शत्र 

मित्र” 4. किसी तक का एक पहल, विकल्प, दो में 
से कोई सा एक पक्ष,--पक्षे दृश रा पहल, इसके विप- 
रीत -पूर्वः एवाभवक्‍त्पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तर:--रघु ० 
४१०, १४।३४, त० प्वपक्ष और उत्तरपक्ष 72. एक 
सामान्य विचार ज॑ंसा कि (पक्षांतरे में 3. चर्चा का 
विषय, प्रस्ताव 4. अनमान-प्रक्रिया का विषय (वह 
बस्त जिसमें साध्य की स्थिति संदिग्ध हो) संदिग्ध- 
साध्यवान्‌ पक्ष:--तक ०, दघधतः: शद्धिभतो गहीतपक्षा 
एशि० २०११ (यहां इसका अर्थ 'पंखयक्त' भी हें) 
5. दो की संख्या की प्रतीकात्मक उक्ति 6. पक्षी 7 
अवस्था, दशा 48. शरोर 49. शरीर का अंग 20. राजा 
का हाथी 27. सेता 22. दीवार 23. विरोध 24. प्रति- 
वचन, उत्तर 25. राशि,सम॒ज्चय ( समास में 'बाल का अर्थ 


देने वाले शब्दों के साथ ), केशपक्ष:, त॒० हस्त । सम० 
--अंतः कोई से भी पक्ष का पन्द्रहवां दिन अर्थात्‌ 
अमावस्या या पूणिमा का दिन--अंतरम्‌ . दूसरा 
पारवे 2. किसी तके का दूसरा पहल 3. और विचार 
या कल्पना,--आधघातः 4.शरीर के एक अंग का मारा 
जाना, अघलकवा--आभासः 4. भ्रामक तक 2. 
सिथ्या परिवाद या फ़रियाद,--आहारः पखवारे में 
केवल एक बार भोजन करना, -ग्रहणम्‌ किसी भी 
पक्ष का हो जाना,-चरः . युथ भ्रष्ट हाथो 2. चन्द्रमा, 
--छिद (पं०) इन्द्र का विशेषण (पहाड़ के पंखों या 
भुजाओं को काटने वाला), कु० १।२०,--जः चाँद 
--हैंखम 4. किसी विवाद के दोनों पहल 2. दो 
पख़वारे अर्थात्‌ एक मास,--द्वार्स चोरदरवाजा, 
निजी द्वार---धर (वि०) 4. पंखघारी 2. एक का 


पक्ष लेने वाला, किसी एक की तरफ़दारी करने वाला 
(रः) 4. पक्षी 2. चन्द्रमा 3. हिमायती 4. यूथ भ्रष्ट 
हाथी,--नाडी पक्षी का मोटा पर जिसे कलमकी भांति 
प्रयक्‍त करते हँ,-पातः ।, किसी एक की तरफ़दारी 
करना 2. (किसी वस्तु के लिए) स्नेह, प्रेम, चाह, 
रुचि---भवंति भव्यष हि पक्षपाता:--कि० ३।१२, 
वंणी० ३।१०, उत्तर० ५११७, रिपृपक्षे बद्धःपक्षपात 
--मुद्रा० १।३ 3. किसी दल विशेष को ओर अनु- 
राग, हिमायत, तरफ़्दारी-पक्षपातमत्र देवी मन्यते 
>-मालवि० १, सत्यं जना वच्मि न पक्षपातात 
--भेतृ० १।४७ 4. पंखों का गिरना, पक्षमोचत 5 
हियायती --पातिन्‌ (वि०) 4. पक्षपात करन वाला, 
किसी एक दल का अन॒यायी, (किसी एक विशिष्ट 
बात का ) तरफ़्दार--पक्षयातिनो देवा अपि पांडवा- 
नाम्‌ वेणी० ३ 2. सहानभति करने वाला--वेणी० 


३ 3. अनुयायी, हिमायती, मित्र--यः सुरपक्षपाती 
>+विक्रम० १, (नै० २५२ में 'पक्षपातिता' शब्द का 
अर्थ ह 'पंखों को गति' भी ),--पालिः चोर दरवाजा 
“+बिदुः कंके पक्षी,--भासः . पाश्वं, बगल 2 
विशषतः हाथी का पाश्व,--भक्ति: उतरी दूरी जितनी 
सूर्य एक पखवारे में तय करता हं,--मलमभ पंख की 
जड़, -बादः . एकतरफा बयान 2. एक पक्ष की 
उक्ति, मताभिव्यक्ति, -वाहनः पक्षी,--ह॒तः (वि०) 
जिसका एक पारव लकवे से बेकाम हो गया हो,--हरः 
पक्षी,---होम 4. पन्द्रह दिव तक होने वाला यज्ञ 2. 
पाक्षिक यज्ञ । 

पक्षकः [पक्ष--कन्‌] !. चोर दरवाज़ा 2. पक्ष, पारव 3. 
साथी, हिमायती (समास के अन्त में प्रयक्त ) । 


पक्षता | पक्ष --तल--टापू ) 4. मित्रता, हिमायत 
2, दल- विशेष का अनगमन 3. किसी एक पक्ष का 
होना । 

पक्षतिः (स्त्री०) [पक्षस्थ मूलम्‌-पक्ष --ति] 4. पंख की 
जड़ अलिखच्चचुपुटेन पक्षती--नं० २॥।२,-खड़ 

च्छन्न जटायुपक्षतिः--उत्तर० ३।४३, शि० ११॥२६ 

2. शकलपक्ष की प्रतिपदा 

पक्षाल: [पक्ष|- आलच्‌ | पंछी । 

पक्षिणी [पक्ष -|-इनि-+डीप्‌ | . मादा पक्षी 2. दो दिनों 
के बीच को रात (टद्वावह्वावेक रात्रिश्च पक्षिणीत्य- 
भिधीयते ) 3. प॒णिमा । 

पक्षिन (धि०) (स्त्री --णी) [पक्ष--इनि| 4. पंखयुक्त 
2. बाजवाला 3. तरफ़्दार, दल विशेष का अनुयायी 
--[प्‌०) . पक्षी 2. तीर 3. शिव का विशेषण। 
सम०---इन्द्र: -प्रवरः --राज्‌ (प्‌ ०)--राज:,--सिह 
-+स्वासिन्‌ (१०) गरुड का विशेषण,--कोटः छोटी 
चिड़िया,---शाला 4. घोंसला 2. चिड़ियाघर । 


( ५६१ ] 


पक्ष्मन (नप्‌०) [पक्ष-+-मनिन्‌ | !. बरौनी---स लिऊगुरुभि 


पक्षमभि:---मेघ० ९०१४७, रघ० २॥१९, ११।३६, 
2, फल की पंखडी 3. धागे का सिरा, पतला धागा 
4. बाज । 


पक्ष्मल (वि०) [पक्ष्मन्‌--लच्‌ ] !. दढ़, लम्बी और सुन्दर 
बरोनी वाहा-पक्ष्मलाक्ष्याः--श० ३।२५ 2, बालों 
वाला, लोमश, रोएंदार--मृदितपक्ष्मलरल्लकांग: 
>+-शि० ४।६१ । 
(वि०) [पक्ष --यत्‌ | !. पखबारे में होने वाला 
पाक्षिक 2. तरफदार ३, पक्षपाती,--क्ष्यः हिमायती 
अनयायी मित्र, सखा--नन वज्जिण एवं कीयमेतद्विज- 
यंते द्विषतो यदस्य पक्ष्या:-- विक्रम० १।१६ । 


पंकः,--कम [पंच विस्तारे कमंणि करण वा घजञ्म, कुत्वम्‌ | 
गारा, लसदार मिट्टी, दलददल अनीत्वा पंकतां घूलि- 
मदक नावनिष्ठते--शि० २॥३४, कि० २।६, रघ० 
१६।३० 2. अत: मोटी राशि, स्थल ढेर---क्ृष्णा- 
गरुपंक--का ० ३० 3 दलरूदल, कोचड़, धंसन 4 
पाप । सम०-- कीरः टिटहिरी 
मगरमच्छ, घड़ियाल,--छिदू (पुं०) रीठे का वृधक्ष 
(कतक, जिसके फल से गदले पानी को स्वच्छ किया 
जाता हें)->सालवि० २।८,-जम कमल, जः, 
जन्मन (पुं०) ब्रह्म का विशेषण, नाभः विष्ण का 
विशेषण --रघ० १८।२०,--जन्मन्‌ (नपं०) कमल 
(पंं०) सारस पक्षी,--मंडकः द्विकोष शंख,--रुह 
(नपं ० ),-रहम कमल,--वासः ककड़ा । 

पंकजिनी [पंकज -|- इनि ]. कमल कापौधा--कि० १०।३३ 
2. कमलों का समह. 3. कमलीं से मरा हुआ स्थान 
4. कुमद डंडी 

पंकणः [पृषो० सा०] चांडाल की ज्ोंपड़ी, दे० 'पक्कण । 


पंकार: [पड़ +-ऋ--अण] !. सिवार 2. बाँघ, मेंड़ 
3. जीना, सीढ़ी, पौडियों । 

पंकिल (वि०) [पंक+-इलच्‌ | गारे से भरा हुआ, गदला 
मेला, मलिन - शि० १७।८ । 

पंकेज [पंके जायते--पंके+जन्‌-+-ड| कमल । 

पंकेरह (नपुं०), हम्‌ [ पंके+ रुह +क्विपू, क वा | 
कमल,---हः शारस पक्षी । 

पंकेशय (वि०) [ पंके+-शी +अच्‌ | दलरूदल में रहने 
वाला । 

पंक्ति: (स्त्री ०)| पंच -|- क्तिन्‌ |!. लाइन, कत|र, श्रेणी, सिल- 
सिला-दुश्यत चारुफ्दपंक्तिरलक्‍्तकांका-विक्रम ० ४६, 
पक्ष्म पंक्ति--रघ्‌ ० २।१९, अलिपंक्ति:--कु० ४।१५, 
रघृ० ६५ 2. समह. संग्रह, रेवड़, दल 3. (एक ही 
जाति के ) लोगों की लाइन जो खान पर बंठी हो 
एक ही जाति के सहभोजियों का समुदाय - तु० 
पंक्तिपावन 4. जीवित पीढ़ी 5. पृथ्वी 6. यश, प्रसिद्धि 


७९ 


क्र 


7. पाँच का संग्रह, पाँच की संख्या 8. दस की संख्या 
जसा कि (पंक्तिरर्था और “पंक्तिग्रीव” में हैं । सम ०-- 
ग्रोव:ः रावण का विशेषण,--चरः समुद्री उकाब 
कुरर पक्षी, --दृषः,- वृषकः, जिसके साथ बठकर 
भोजन करने में दृूषण लगे, एंसा समाज “को दूषित 
करने वाला व्यक्ति,-- पावन: आदरणीय या सम्मानित 
व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो विद्वान होने के 
साथ २ अपनी उपस्थिति से भोज की पंक्ति को 
पवित्र कर देता हँ,---पंक्तिपावना: पंचाग्नय:--मा० 
१,-यहाँ जगद्धर कहता हे--पंक्तिपावना: पंक्‍तोौ 
भोजनादिगोष्ठ्यां पावनाट., अग्निभोजिन: पविन्नावा 

यद्वा, यज॒षां पारगो यस्तु साम्नां यहचापि पारग 

अथवंशिरसोष्ध्येता ब्राह्मण: पंक्ति पावन:। या-- 
अम्र्या: सर्वेष वेदेषु सर्व प्रवचनेषु च, यावदेते प्रपश्यंति 
पंक्तचां तावत्युनंति च। ततो हि पावनात्पंक्तया 
उच्यते पंक्तिपावता:। मन इस शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं:---अपांक्तयोषहता:ः पंक्तिः पाव्यते 
यद्विजोत्तम:, तान्निबो घन कारत्स्येन द्विजाग्रचान्‌ पंक्ति- 
पावतानू । मनु० ३॥।१८४-दे० ३॥१८३, १८६ 
भी,--रथः दशरथ का नाम--रघु ० ९॥७४ । 


(वि०) (स्त्री ०-गू-ग्भी) [खज्ज --कु, खस्य पत्वे 
जस्य गादेश:, नम्‌] लुंगड़ा, लड़खड़ाता, विकलांग--- 
गः [. लूुंगड़ा, आदमी,--मक॑करोति वाचल पं 
लंघयते गिरिम्‌ 2. शनि का विशेषण ।--सम ० ग्राह 
. मगरमच्छ 2. दसवीं राशि, मकरराशि 
पंगुल (वि०) [पद्ध -+लच्‌ | रूज़ूड़ा, विकलांग । 
पच्‌ । (भ्वा० उभ० पचति-ते, पकक्‍व ) 7. पकाना, भूनना, 
भोजन बनाना (यह धाते द्विकमंक बतलाई जाती 
“ ऊदा० तच्डुलानोदन पचति,परन्तु इस प्रकार 
का प्रयोग लौकिक संस्कृत में विरल हें ), यः पचत्यात्म- 
कारणात्‌ू मनु० ३॥११८, शूलहे मत्स्यानिवापक्ष्यन्‌ 
दर्बलान्‌ बलवत्तरा:---०।२०, भरते ० १८५ 2. पकाना 
(ईंट आदि) १पकाना, दे० पक्‍्व 3. (भोजन आदिक ) 
पच्ाना--परवा म्यन्त॑ चतुविधम---भग ० १५१४ 
4. पकना, परिपक्व होना 5. पूर्णता को पहुंचाना, 
(समझ आदि का) धिकास करना 6. (धातु आदि 
का ) गलाना 7. (अपने लिए) पकाना (आ०)-- 
कमेदा०-पच्यते, 7. पकाया जाना 2. पक्का होना, 
परिपक्व या विकसि होना, पकना (आलं०) फल 
देना, पू्णता को प्राप्त करना--रघु ० ११।५०,-पाच- 
यति-ते पकवाना, पक्‍का कराना, विकसित कराना 
पूर्णता को पहुंचाना-सन्नंत पिपक्षति-पकाने की इच्छा 
करना-परि-, पकना, परिपक्व होना, विकसित होना 
बि- !. परिपक्व होना, विकसित होना पकना, फल देना 
-रघु ० १७।५३ 2. पचाना 3. भलीभांति पकाना । 


पंग 


( ५६२ ) 


॥ (म्वा० आ०-पचते ) स्पष्ट करना, विशद करना । 
पचतः [पच्‌-|अत | !. अग्नि 2. सूर्य 3. इन्द्र का नाम | 
पचन (ति०) [पत्र +-ल्यूट ] पकाना, भोजन बताना, परि- 

पक करना जनः अग्नि--नस 7. पकाना, भोजन 

बनाना, परिपक्व करना 2. पका ने के उपकरण, बतेन 
इन्धन आदि । 

पचपच: [प्रकारे पच इत्यस्य द्वित्वम] शिव जी की उपाघधी। 

पत्ता | पच--अड +टाप ।] पकाने की किया । 

पतचिः | पच् +-इन्‌ ) अग्नि । 

पचेलिस (वि०) [ पच--एलिमच | 4. शीघ्र ही पकने 
वाला 2. परिपक्व होने के योग्य 3. स्वतः या नेसगिक 
रूप से पकने वाला -ददर्श मालरफल पचेलिमम्‌-- 
ने० १।(९४,--मभः 4. अग्नि 2. सय । 

पचेलकः | पच -|- एलंक | रसोइया | 

पज्समटिका (स्त्री०) एक छोटी घंटी । 


पंचक (वि०) [ पंच-कन्‌ | . पाँच से यकक्‍त 2. पाँच से 
संबद्ध 3. पाँच से निमित 4. पांच से खरोदा हुआ 
5. पाँच प्रतिशत लेने वाला,--कः,--कम्‌ पाँच वस्तुओं 
का संग्रह, 'अम्लपंचक । 

पंचत्‌ (स्त्री०) पंच, पंचसमुदाय, पंचायत । 

पंचता,-त्वम [| पंचन-|-तरू-- टाप, त्व वा ] 4. पाँचगना 
स्थिति 2. पाँच का संग्रह 3. पाँच तत्त्वों की समष्टि 
--अतः पंच-तां-त्वं-गम्‌-या उन पाँच तत्त्वों में 
घुलमिल जाना जिनसे शरीर बना हू, मरना, नष्ट 
ठ्रोना, पंचतां-त्वें नी मार डालना, नष्ट करना-- 
पंचभिनिंभिते देहे पंचत्वं च पुनर्गते, स्वां स्वां योनि- 
मनप्राप्ते तत्र का परिदेवना । रत्न6 ३॥३ । 

पंचथः [| पञ>चन +अथच्‌ ) 4. समय 2. कोयल । 


पंचधा (अव्य०) | पंचन+धा ] ।. पाँच भागों मे 2. पाँच 
प्रकार से । 


पंचन्‌ (सं० वि०) [ पंच-|-कनिन्‌ ] (सदव बहुवचनांत, 


कतु्‌ ० कर्म ०--पंच ) पाँच (समासे में पूवषद होने के 
स्थिति म पंचन्‌ के 'न का लोप हो जाता है) 

सम० - अंशः पाँचवाँ भाग, पाँचवाँ --अग्निः . पाँच 
यज्ञाग्नियों का समह (अर्थात्‌-अन्वाहायं पचन या 
दक्षिण, गाहंपत्य, आहवनीय, सम्य और आवसश्य ) 
2. पंचाग्नियों को स्थापित रखने वाला गृहस्थ-- 
पंचाग्ययों धतव्रताः---मा ० १, मन० ३॥।॥१८५७०--अंग 
(वि०) पाँच - सदस्यीय, पाँच अंगों वाला, ज॑ंसा 
कि पंचागः प्रणाम: (अर्थात्‌ बाहुभ्यां चेव जानम्यां 
शिस्सा वक्षसा दशा), कृतपंचांगविनिणंयो नयः-- 
कि० २।१२, (दे० मल्लि० और कादंबक) (गः) 
, कछवा 2. एक प्रकार का घोड़ा जिसके शरीर के 
विभिन्‍न भागों पर पाँच चिह्न हों (गौ) लगाम का 
दहाना, मखरी (गम) ॥. पाँच भागों का संग्रह या 


: समष्टि 2. भक्ति के पाँच प्रकार 3, पंचांग, तिथिपत्र, 


जंत्री--तिथिवारशच नक्षत्र योग: करणमेव च, चतु 
रंगबलो रजै। जगतीं वशमानयेत्‌, अहं पंचांग बल- 
वानाकाशं वशमानये--सुभा० गुप्त: एक प्रकार का 
समुद्री कछवा “'द्धिः (स्त्री०) त्ञिथि, वार, नभत्र, 
योग, और करण (ज्योतिष ), इन पाँच आवश्यक 
अंगों की अनुकूल स्थिति,--अंगूल (वि०) (चस्त्री० 
एल्‍्ा,--लो ) पाँच अंगुल की माप,--अ (आ) जम्‌ 
बकरी से प्राप्त होने वाले पाँच पदार्थ, - अप्सरम 
(नपुं०) मंडकर्णी ऋषि द्वारा मिमित कहा जाने 
वाला सरोवर---तु० १३।३८,--अमृतम्‌ देवपूजा के 
लिए पाँच मिष्ट पदार्थों का संग्रह (दुग्धं च शकरा 
चेबव घ॒तं दधि तथा मध ),- अचिस्‌ (पुं०) ब॒धग्नह, 
- -अवयब (वि०) पाँच अंगों वाला (जैसे कि अनुमान 
प्रक्रि.-इसके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और 


निगमन, यह पाँच अंग हैं),--अवस्थः शव, (क्योंकि 
यह पाँचों तत्त्वों में घल मिल जाता है ) तु० 'पंचत्व 
से,--अविकम भेड़ से प्राप्त पाँच प्रकार के पदाथ 
--जज्ञीति: (स्त्री०) पचासी,--अहः पाँच दिन का 
समय,--आतप (वि०) पंचार्नियों (चारों ओर चार 
अग्नि, तथा ऊपर सूये) से तपस्या करने वाला-- 
तु० रघ० १३॥४१,--औआननः,---आस्यः,--सुख-वक्‍त्‌ 
. शिव का विशेषण 2. सिंह (क्योंकि इस मृख प्राय 
खब खुला होता हूं, चार पंज भी मख जसा काम 
करते हॉं--पंचम आनने यस्य ) (अत्यधिक विद्वत्त। 
तथा प्रतिष्ठा को प्रकट के लिए प्रायः विद्वानों के 
नामों के अन्त में लगाया जाता ह >न्‍याय , तक० 
आदि --उदा० जगन्नाथ तकंपंचानन),--इंद्वियम पाँच 
अंगों की समष्टि (ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेंद्रिय-- दे ० इन्द्रि- 
यम ),--- इषः---बाण:--शर: कामदेव का विशेषण 


(क्योंकि इसके पाँच बाण ह--अरविंदमशोक॑ चचूत॑ 


च नवमल्लिका, नीलोत्पल च पंचेते पंचबाणस्य 
सायका: ),--उष्मन (पु०, ब० व०) शरोर में रहने 
वाली पांच अग्निर्या--कर्मन (नपुं०--आयु० मं) 
पाँच प्रकार की चिकित्साएँ अर्थात्‌ १. वमन--उल्दी 
कराने वालो औषधियाँ देना 2. रेचन--शौच लाने 
वाली औषधियों का सेवन 3. नस्य--छींक लाने 
वाली ओषधियाँ---नसवार--देना 4. अनवासन 
--तलयक्त बस्तिकम 5. निरूह--बिना तेल का 
वस्तिकम,--कृत्दस (अव्य०) पाँच बार,--कोणम 
पांच कोण की आकृति,-कोलम पाँच मसालों (पीपल, 
पिप्परामल, चई, चित्रकमूल और सोंठ) का चूर्ण 
--कोषाः (पुं०, ब० व० ) पाँच प्रकार का परिधान 
4. अन्नमय कोष या स्थूरू शरीर 2. प्राणमय कोष 


3. मनोमय कोष 4. धिज्ञानमय कोष (२, ३, व ४ से 


( ५९६३ 9) 


मिल कर लिंग शरीर बनता है 5. आनन्दमय कोष 
--अर्थात्‌ मोक्ष ) जिनसे आत्मा लिप्त समझा जाता 
है,--क्रोशी पाँच कोस की दूरी,--खदवस्‌--खट्बो 
पाँच खाटों का समह,--गवम पांच गौवों का समह, 
>गव्यम गो से प्राप्त होने वाले पांच पदार्थों 
(अर्थात्‌ दूध, दही, घी, मत्र और गोबर--क्षीरं दघि 
तथा चाज्य मूत्र गोमयमंव च ) का समूह,-गु 
(व०) पाँच गौओं के बदले खरीदा हुआ,--गुण 
(वि०) पाँच गणा,--गुप्त: . कछवा 2. दशनशास्त्र 
मे वणित भौतिकवाद की पद्धति, चार्वाकों का सिद्धांत 
“+चत्वारिश (वि०) पंतालीसवॉ,--चत्वारिशत 
पेंतालीस,--जनः 4. मन्‌ष्य, मनष्य जाति 2. एक 
राक्षस जिसने शंखशक्ति का रूप धारण कर लिया 
था तथा जिसको श्रीकृष्ण ने मार गिराया था ३ 
आत्मा 4. प्राणियों की पाँच श्रेणियाँ अर्थात्‌ देवना 
मनष्य, गंघवं, नाग, और पितर 5. हिन्दुओं को चार 
म्‌ख्य जातियाँ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शूद्र तथा 
पाँचवे निषाद या अक्षम्य लोग (इन दो अर्थों में ब० 


व०) [ पूरे विवरण के लिए दे० ब्रह्म ० १।४॥११-१३ 


प्र शारीरभाष्य |-जनीन (वि०) पंचजनों का. 


भकक्‍त (वः) अभिनेता, बहुरूपिया, विदूषक,--ज्ञान 
. बद्ध का विशेषण क्योंकि वह पॉँच प्रकार के ज्ञान से 
युक्त है 2. पाशुपत सिद्धांतों से परिचित मनष्य 
>-तक्षम,--क्षी पाँच रथकारों का समह...तत्त्वम ! 
पाँच तत्त्वों कौ समष्टि अर्थात्‌--प॒थ्वी, जल, अग्नि 
वायू ओर आकाश 2. ([तंत्रों में) तांत्रिकों के पाँच 
तत्त्व जो पंचमकार --अर्थात्‌ मद्य, मांस, मत्स्प्र, मुद्रा 
और मंथन--भी कहलाते है,--तप्स (पुं०) एक 
संन्य[सी जो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों के 
नीचे चारों ओर आग जला कर बैठा हुआ तपस्या 
करता हं--तु०--ह॒विभूजामंधवर्तां चतुर्णा मध्य 
ललाटतपसप्तसप्ति:--रघ० १३॥४१, कु० ५३२३, 
मनु० ६।२३, और शि० २।५१ भी,--तय (वि०) 
पांच गुणा (“-यः) पंचायत,--त्रिश (वि०) पँतौ- 
सर्वो,--त्रिशत्‌ ,--त्रिशति: (स्त्री०) पेंतीस,--दक्ष 


(वि०) 5. पद्धहवाँ 2. जिसमें पन्द्रह बढ़ हुए हैं 


--यथा पंचदशंशतम्‌--एक सौ पन्द्रह--दशन्‌ (वि०, 
ब० व० पन्द्रह, अहः पन्द्रह दिन की अवधि--दशिन 
(वि०) पन्द्रह से यक्‍कत या निर्मित.--द्शीं पूणिमा 
->दीोघम्‌ शरीर के पाँच लंबे अंग--बाहू नेत्रद्वय॑ 
कुक्षिदंतु नासे तथव च, स्तनयोरंतरं चव १ंचदीघष 
प्रचक्षत,--नखः 7. पाँच पंजों से यकक्‍त कोई जानवर 
--पंच पंचनखा भक्ष्या ये प्रोक्‍्ता: कृतजद्विज:--भट्टि 
६।१३१, मन० ५११७, १८, याज्ञ ० ११७७ 2. हाथी 
3. कछवा 4. सिह या व्याप्र,--नदः पाँच नदियों 


का देश, वर्तमान पंजाब (पांच नदियों के नाम-शततद्रु, 
विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा और वितस्ता 
या क्रमशः सतलज , ब्यास, रावी , चेनाब , 
और झेलम ) (-दाः-ब० व०) इस देश के निबासी- 
पंजाबी,--नवतिः (स्त्री०) पिचानवें,--नोराजनम्‌ 
देवमूति के सामने पाँच पदार्थों को हिलाना और फिर 
उसके सामने लंबा लेट जाना (पांच पदार्थों के नाम 
- दीपक, कमल, वस्त्र, आम ओर पान का पत्ता), 
- पंचास (वि०) पचपनवाँ, - पंचाशत्‌ पंचपन,- पदी 
पाँच कदम - पंच० २।११५,-पात्रम्‌ !. पांच पात्रों 
का सम्‌ह 2. एक श्राद्ध जिसमें पाँच पात्रों में रखकर 
भेंट दी जाती हैं,--श्राणाः (प्र ० ब० व० ) पांच जीवन 
प्रदवाय--प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 
--प्रासाद: विशिष्ट आकार का मन्दिर (जिसमें चार 
कंग्रे और एक मीनार या शिखर हो ),-बाणः 
--वाणः,--शरः कामदेव के विशेषण--दे ० 'पंचेष', 
>भ्रेज (वि०) पांच भूजाओं का (जः) पंचभुज 
या पंचकोना--तु० पंचकोण,--भ्रतम पाँच मूलतत्व 
--पथ्वी, जल, अग्नि, वाय और आकाश--मकारम 
वाममार्गी तन्त्राचार के पाँच मलतत्व जिनके नाम का 
प्रथम अक्षर “'म' हैँ (मद्य, मांस, मत्स्व, मुद्रा और 
मथुन) दे० 'पंचतत्त्वः (2),--महापातकम पांच बड़े 
पाप--दे ० महापातक,---महायज्ञ: (पूं०, ब० व०) 
पाँच दनिक यज्ञ जो एक ब्राह्मण के लिए अनष्ठेय हैं 
- दे० महायज्ञ,--यामः दिन,--रत्नम पाँच रत्नों का 
संग्रह, (वे कई प्रकार से गिने जाते है-- (१) नीलक 
बज्रक चंति पद्यरागश्च मौक्तिकम, प्रवाल चेति 
विज्ञेयं पंचरत्नं मनीपिभिः, (२) सुवर्ण रजतं मुक्ता 


राजावत प्रवालकम्‌, रत्नपंचकमारख्य[तम , (३) 
कनक॑ हींरक॑ नील पद्मरागश्च मौक्तिकम, पंच रत्नमिदं 
प्रोक्तमषिभि: पृवंदशिभि:,-रात्रम पाँच रात्रियों का 
समय,--राशिकम्‌ ( गणि० में ) गणित की एक 
क्रिया जिससे चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवीं 
राशि निकाली जाती हे,--लक्षणम्‌ एक पुराण (क्यों 
कि इसम पाँच महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख हें --सर्ग- 
शच प्रतिसगेंश्च बंशो मन्वन्तराणि च, वंशानचरितं चंव 
पुराणं पंचलक्षणम्‌ , दे० 'पुराण' भी,--लक्णम नमक 
के पाँच प्रकार--अर्थात्‌ काचक, सन्धव, सामद्र, बिड 
ओदइ सौवचंल,--बटी 4. अंजीर की जाति के पाँच 
वक्ष--अर्थात्‌ पीपल, बेल, वड़, हर और अशोक 

दण्डकारण्य का एक भाग जहाँ से गोदावरी निकछरूती 
ह और जहाँ राम ने सोता समेत बहुत दिन बिताये 
थे, वह स्थान नासिक से दो मील की दूरी पर हैं 
--उत्तर ० २२८, रघु० १३।३१,--वर्षदेशीय (वि०) 
लगभग पाँच वर्ष की आय्‌ का,--वर्षोय (वि०) पाँच 


( ५६४ ) 


वष का,--क्ल्कलम्‌ पाँच प्रकार के वक्षों (अर्थात्‌ बड़ 
गूलर, पीपल, प्लक्ष और वेतस) की छाठ,--विज्ञ 
(वि०) पच्चीसवां,--विशतिः (स्त्री०) पच्चीस 
--विशतिका पच्चीस का संग्रह जसा कि वंतालपंच- 
विशतिका में--विध (थवि०) पाँच गुणा या पाँच 
प्रकार का,--शत (ब्रि०) . जिसका जोड़ पांच सौ 
ही 2. पाँच सौ (-तम ) 4. एक सौ पांच 2. पांच सौ, 
>>जञाखः !. हाथ 2. हाथी,--शिखः सिह--ष (वि० ) 
(ब० व०) पांच छः, सन्त्यन्यंषपि बहस्पतिप्रभृतय 
रंभाविता: पञचपा:--भत्‌ ० २।३४,--श्रष्ट (वि०) 
पेंसठवां,---षष्ट: (स्त्री ० ) पंसड,--सप्तत पचहत्त रवां 
>सप्तति: (स्त्री०) पचहत्तर,--सूनाः (स्त्री०) 
घर में रहने वाली पांच वस्तुएं जिनके द्वारा छोटे २ 
जीवों की हिसा हो जाया करती हँ--वे ये हैे--पंच- 
सूतना गहस्थस्व चुल्लोपेषण्यूपस्करः कंडनी चोदकुंभरच 
->>मन ० ३।६८ (चल्हा, चक्‍की या सिलबद्रा, झाड़ 
ओखलों और पानी का घड़ा ),--हायन (वि०) पांच 
वर्ष की आय का । 

पंचनी [ पंचन्‌--ल्यूट्‌--डीप | शतरंज जेंसे खेल की कपड़े 
की बनी हुई विसात । 

पंचम (वि०) (स्त्रो०--मी) [पंचन्‌ मंद] 3. पाँचवाँ 
2. पांचवाँ भाग बनानेवाला 3. दक्ष, चतुर +*. सुन्दर, 
उज्ज्वल,--भः 4. भारतीय स्वरग्राम का पाँचवाँ (बाद 
के समय में सातवाँ ) स्वर, कथित को किलरव ( को किलो 
रोति पंचमम्‌--ना रद ) शरीर के पाँच अंगों से उत्पन्न 
होने के कारण इसका नाम पंचम ह--वाय: सम- 
दुगतों नाभेररोहत्कठमरधंसु, विचरन्‌ पंचमस्थानप्राप्त्या 
पंचम उच्यते 2. सगीत स्वर या राग का नाम 
--व्यथयतति व॒था मौन तनन्‍व प्रपंचय पंचमम्‌--गीत ० 
१०, इसी प्रकार उदंचित पंचम रागम्‌ --गीत० १, 
मम [. पाँचवाँ 2. मंथन, तान्त्रिकों का पाँचवाँ मकार, 
---मी ।. चान्द्रमास के पक्ष की पाँचवीं तिथि 
(व्या० में) अपादान कारक, द्रौपदी का विशेषण 4. 
शतरंज की कपड़े की बिसात। सम्०-आस्य: कोयल । 

पंचालाः (प०, ब० व०) [प्र कालन | एक देश तथा 
उसके निवासियों का नाम,-- लः पंचालों का राजा । 


पंचालिका [पंचाय प्रपंचाय अलति --अल -पण्वल --टाप 
वम्‌ | गड़िया, पुतली --त० 'पांचालिका' । 

पंचाली [पंचाल--ड्ीष | . गड़िया, पुतली 2. एक प्रकार 
का राग 3. शतरंज आदि खेल की कपड़े को बनी 
बिसात । 

पंचाश (वि०) (स्त्री० शी) [पंचाशत्‌ -।- डट | पचासवाँ । 

पंचाशत्‌, पंचाशति: (स्त्री०) पचास । 

पंचाशिका [पंचाश--क-+टाप्‌ इत्वम| पचास इलोकों का 
संग्रह--अर्थात्‌ चोर पंचाशिका । 


पंजरम [पंज-- अरन| पिजरा, चिड़ियाघर--पंज रशुकः, 
भजपंज र:--₹:.--रम . पसलियाँ 2. कंकाल, ठठरी 
रः 4. शरोर 2. कलियग । सम ०---आखेटः मछलियों 
पकड़ने का जाल या टोकरी,---शकः पिजरे का तोता 
पिजड़ें में बंद तोत। विक्रम० २२३ । 

पंजिस,--जी (स्त्री०) ([पंजू--इन, पंजि--डीए | .. रूई 
का गल्हा जिससे धाया काता जाय, पूनी 2. अभिलेख 
पत्रिका, बही पंजिका 3. तिथि-पत्र, जंत्री, पत्रा या 
पृचांग । सम०--का र:, --कारकः लेखक, लिपिकार । 

पद । (भ्वा० पर०--पटति) जाना, हिलना-जुलना---प्रेर ० 
या चुरा० उभ०“>पाटथति-सते /?. टुकड़े करना, 
विदीणं करना, फाड़ना, फाड़ कर अझग २ करना, 
फाड़ कर खोलना, विभकत करना--कंचिन्मध्यात्पाट- 
यामास, दंती--शि० १८।५१, दत्त्वर्ण पाटयल्‍लेखम्‌ 
>स्याज्ञ ७० २।९४ मच्छ० ९ 2, तोड़ना, तोड कर 
खोलना--अन्यासु भित्तिष मया निशि पाष्टितास 
--मृच्छ० ३।१४ 3. छंदना, चभोना, घसेड़ना-दंभे- 
पाटिततलेन पाणिना--रघु ० ११।३१ 4. दूर करना 
हटाना 5. तोड़ डालना उद -, . फाड़ डालना 
निकाल लछेना--दंतनोत्पाटयेन्नवान---मन ० ४६९, 
की लमत्पाटपितुमा रभे-- पंच० १ 2. जड़ से उखा- 
डना, उन्मूलन करना -कु० २।४३, रघ० १५।४९ 
3. उद्धत करना बि---,4. फाड़ डालना (केतकबहूं ) 
विपाटयामास यवा नखाग्र:---रघ्‌० ६।१७ 2. खींचना 
बाहर निकालना, उद्धत करना । 

(चूरा० उभ०-- पटयति-- ते) 4. गंथना, बनना 
--कुविदस्त्व॑ तावत्यटयसि गणग्राममशभितः--कांब्य ० 
७ 2. वस्त्र पहनाना, लपेटना 2, घरना, घेरा बनाना ।। 

पट:,->टम्‌ [पद वेष्टने करण घजञ्मथ कः| 4. बस्त्र 
पहनावा, कपड़ा, चिथड़ा--अय॑ पट: सत्रदरिद्रतां गतो 
ह्यय॑ पटश्छिद्रशत रलंकृत:---मच्छ ० २॥९, मेघा 
स्रवंति बलदेवपट प्रकाशा:--५/४५ 2. महीन कपड़ा 
3. घूंघट, परदा 4, कपड़े का टुकड़ा जिस पर चित्र 
बनाय॑ जाय--ठम छप्पर, छत। सम०-जउटजम 
तंबू,--कारः . जुलाहा 2. चित्रकार,- कुटी (स्त्री ० 
-मंडपः,--वापः, -वेश्मनू (नपू०) तंबू--शि० 
१२।६३,--वासः !. तंबू 2. पेट्रीकोट 3. सुगंधित चण 
-- रत्न० १,--वासकः सुगंधित चण । 

पटकः [पट-+-क-+क | !. शिविर, पड़ाव 2. रूई का कपड़ा 

पटच्चर: [पटत्‌ इति अव्यक्तशब्द चरत्ति--पटत्‌--चर -- 
अच्‌ | चोर, तु० पाटचक्ष्चर,--रम्‌ चिथड़ा, फठे पुराना 
कपड़ा । 

पटत्क: [पटत्‌--क-+क | चोर । 

पटपटा (अव्य०) अनुकरण मूलक ध्वनि । 

पटलम [पदट--कलच | 7. छत, छप्पर--विनमितपटलांत॑ 


( ५६५ ) 


दृश्यते जीर्णकुड्यम्‌ -मुद्रा० ३।१५ 2. ढकना, आव- 

“ रण, अवगण्ठन, लेपन--शिरसि मसीपटलं दधाति 
दीप:--भामि० १/७४ 3. आँखों का जाला 4. देर, 
समृच्चय, राशि, परिमाण रथांगपाणे: पटलेन रोचि- 
पामू--शि० १।२१, जलूदपटलानि पंच० १।३६१, 
क्षोद्रपटर्ल:--रघ्‌ृ० ४।६३,  म॒कक्‍्तापटलम्‌--- १३। १७ 

॥ अनूच रवग 
नौकर चाकर,--लः,-लो ।. ब्रक्ष 2. डंठल,--ल 
>>लम्‌ पुस्तक का अध्याय | सम०--प्रातः छत का 
किनारा । 

पटहः [ पटेन हन्यते--पट-हन्‌-ड |] ॥. धौंसा, नगाड़ा, 
ढोल, तबला, कुवन्‌ संध्यावलिपटहतां शूलिन: इलाघनी- 
याम्‌-मेध ० ३४, पटुपटहृध्वनिभिविनीतनिद्र:-- रघु० 
९॥७१ 2. आरम्भ, उपक्रम 3. घायल करना, मारना । 
सम ०--धोबकः ढिढोरची (जो ढोल पीटता जाता हूं 
और घोषणा करता जाता है) डोंडी पीटने वाला, 
--भ्रमणस्‌ लोगों को एकत्र करने के लिए ढोल पीटते 
हुए इधर उधर घमना । - 

पटालका | पट-+-अल--उक--टाप | जोक । 


पटि;,--टी (स्त्री) [ पट--इन्‌, पटि-| डीष ] 4. रंगशाला 


का पर्दा 2. कपड़ा 3. मोटा कपड़ा, कनवस 4. कनात । 
सम०--क्षेपः ( रंगशाला ) के पद को एक ओर गिराना, 
यह एक प्रकार का रंगमच का निर्देशन हे जो किसी 
पात्र के शीघक्रता पूवकक रंगमच पर आने को प्रकट 
करता हू, तु० अपटी क्षेप । 

पटिमन्‌ (पुं०) [ पटु+इसनिच | . दक्षता, चतुराई 
2. निपुणता 3. तीक्ष्णता 4. नंपृण्य 5. प्रचंडता 
तीब्रता आदि । 

पटोरः [ पट--ईरन्‌ | 4. खेलने की गेंद चंदन की लकड़ी 
3. कामदेव--रम्‌ 4. कत्था 2. चलऊनी 3. पेट 4. खेत 
5. बादल 6. ऊंचाई। सम० -जनन्‍्मन्‌ (पं०) चन्दन 
का पेड़--बहति विषधरान पटीरजन्मा-भामि० 


पटु (वि०) (स्त्रो० --टु, टी म० अ०--प॒रटीयस , उ० अ० 
““पटिष्ठ ) [ पट--णिच्‌ --उ, पटादेश: | 4. चतुर, 
कुशल, दक्ष, प्रवीण (प्रायः अधि० के. साथ) वाचि 
पट: 2. तीक्ष्ूण, तीखा, चरपरा 3. प्रखर, काइयाँ 
4. प्रचंड, मजब॒त, तीव्र, गहन--अयमपि पट र्धारासारो 
ने वाणपरंपरा---विक्रम ० ४१, उत्तर ० ४॥३ 5. ककंश 
सुश्राव्य, तेजध्वनियक्त--किमिंद पट॒पटहशंखमिश्रो 
नांदीनाद:---मुद्रा ० ६, पटुपटहृध्वनिशभिविनीतनिद्र 
--रघ॒० ९।७१, ७३ 6. प्रवण, स्वस्थ--शि ० १५।४३ 
"र, ऋर, पाषाणहृदय 8. मक्‍कार, धर्तं, चालाक 

शठ 9. नीरोग, स्वस्थ 0. सक्रिय, व्यस्त 47. वाकपट 
वाग्मी 42. खिला हुआ, फूलाया हुआ-टुः,-ढ (नपुं० ) 


कुकुरमृत्ता, सौंप की छतरी---ढटु (नपृ०) नमक । सम० 
--कल्प,---देशोय (वि०) खासा चतुर, तीक्ष्णबद्धि । 

पटोल: [ पट -ओलच | परमल, ककड़ी की जाति का 

_ एक प्रकार का कपड़ा । 

पटोलकः | पटोल--क--क | शक्ति, धोंघा । 

पट्ट:--ट्रम| पट-+क्त, इडभावः ) 3. शिला, तख्ती 
( लिखने के लिए ) पद्धिका-- शिलापट्रमधिशयाना-शि ० 
३, इसी प्रकार भालपट्ट आदि 2. राजकीय अन॒दान 
राजाज्ञा--याज्ञ ० १३१७ 3. किरीट, मुकुट---रघु ० 
१८।४४ 4. धज्जी-- निर्मोकपट्टाः फणिभिविमक्ता 
“7रपु० १६।१७ 5. रेशम--पट्टोपधानम्‌ का० १७ 
भतृ० ३।७४, इसी प्रकार पद्ठाशुक' 6. महीन या 
रंगीन कपड़ा, बस्त्र 7. ओढ़ने का वस्त्र--भद्ठि० 
१०।६० 8. शिरोवेष्टन, पगड़ी, रंगीन रेशमी साफा 
- रत्न० १।४ 9. सिहासन 0. कुर्सी, तिपाई . ढाल 
]2. चक्‍को का पाट 3. चौराहा 4. नगर, कस्बा 
5. पट्टी, तनी या बंधती । सम ०-अ्हा पटरानी-उपा- 
ध्यायः राजाज्ञा तथा अन्य प्रलेखों या दस्तवेजों के 
लिखने वाला,--जम एक प्रकार का कपडा--देवी 
“ महिषी,-- राज्ञी पटरानी,---बस्त्र,--वासस्‌ (वि०) 
रेशमी या रंगीन बस्त्रों से सुसज्जित । 

पट्टनम्‌,---नी | पट्‌ --तनप्‌, पट्टन-|-डीप | नगर । 

पट्टिका | पटटी-+-कन्‌ +ठाप्‌ू, हस्वः | 4. तख़्ती, फलक 
जसा कि ह€हत्पट्धटिका' में 2. प्रलेख या दस्तावेज 

ज्जी कपड़े का टुकड़ा-वल्कलंकदेशाद्विपाट्य पद्ठि 


काम-- का० १४९ 4. रेशमी कपड़े का टकडा - 
बन्धनी या तनी, पटटी। सम०---बायकः रेशम 
को बुनावट । 


पट्टि (टूटी) शः (सः) [ पट्ट +टिश (स) च्‌, पश्षे पट॒टी 
+शी (सो)-+-क ] एक तेज़ धार की बर्छी, कणप- 
प्रासपट्टिश आदि दश० (पढ़िशो लौहदंडो यस्तीक्षणधार: 
क्षुरोपम:--वजयंती ) 


पट्‌टोलिका [ पट्ठट--उल-|-प्वुल --टठाप्‌, इत्वम | एक प्रकार 
का बंध या पद्ढठा (भूमिकरग्रहणव्यवस्थापक पक: पत्रभेद 
-जतारा० ) । 

पठ्‌ (भ्वा० पर०-पठति, पठित) 4. जोर से पढ़ना या 
दोहराना, सस्वर पाठ करना, पृर्वाभ्यास करना--य 
पठेच्छुणुबादपि 2. पाठ करना, अध्ययन करना, अन- 
शीलन करना--इत्यंतन्मानवं शास्त्र भगप्रोक्तं पठन 
द्विज:- मनु० १२१२६, ४॥९८३ 3. ( देवता का ) 
आवाहन करना 4. हवाला देना, उद्धत करना, (किसी 
पुस्तक का) उल्लेख करना--एतदिच्छाम्यहं श्रोत॑ 
पुराणे यदि पठचते--महा० 5. घोषणा करना, अभि- 
व्यक्त करना--भाया च परमो टद्यमर्थ: पुरुषस्येह पठचते 
महा० 6. (अपा० के साथ) ...... से पढ़ना, प्रेर०--- 


( ५६६ ) 


कर 
पाठयति-ते . जोर से पढ़वाना 2. अध्यापन करना, 
शिक्षा देना--सननत--पिपठि षति--पाझठ करने की 
इच्छा करना,--परि---., उल्लेख करना, घोषणा करना 
(प्रेर०) शिक्षा देना-तौ सर्ब॑ विद्या: परिपाठितौ- 
उत्तर० २, सम ---, पढ़ना, सीखना--मन ० ४।९८ । 


पठकः [प5ठ+ण्व॒ल | पढ़ने वाला । 
पठनम [पद -+ल्यूुद| 4. पढ़ना, पाठ करना 2. उल्लेख 


करना 3. अध्ययन करना, अनशीलन करना | 


पठिः (स्त्री० [पद इन | पढ़ना, अध्ययन करना, अन- 


पण्‌ 


पण, 


शीलन करना 

। (म्वा० आ०-पणते, पणित) ॥. व्यापार करना, 
लेन-देन करना, खरीदना, मोल लेना--नं० २॥९१ 
2. सोदा करना, वाणिज्य करना 3. छते लगाना या 
दाँव पर लगाना (शत की वस्तु में प्रायः संबं० 
परन्तु कभी कम ० भी )-प्राणानामपणिष्टासौ-भ टिट ० 
८।१२१, पणस्व कृष्णां पांचालीम -महा ० 4. जोखिम 
उठाना, ॥ (भ्वा० आ०, चरा० उभ०--पणते 
पणायति-ते ) 4. प्रशंसा करना 2, सम्मान करना 
वि---, बेचना, अदल बदल करना --आभीरदेशे किल 
चन्द्रकांतं त्रिभिवेराटविपणंति गोपा:--सुभा० | 
[पण्‌-|- अप्‌ | 4. पासों से या दाँव लगार कर खेलना 
2. जूआ, जो दाँव या शर्ते लगा कर खेला जाय-- 
याज्ञ ७ २।१८, दमयंत्या: पणः: साधवतंताम--महा ० 
3. दांव पर लगाई हुई वस्तु 4. शर्त, संविदा, सम- 
झौता--संघधि करोतु भवतां नपति: पर्णन--वेणी ० 
१।१५, ठहराव, सुलह हि० ४॥११८, ११२ 5: मज- 
दूरी, भाड़ा 6. पारितोषिक 7. रकम जो या तो 
शिककों में हो या कौड़ियों में 8. ८० कौड़ी के मल्य 
का सिक्‍क्रा---अशी तिभिव॑राटक: पण इत्यभिधीयते 
8. मूल्य 0. घन दोलत, संपत्ति . विक्रयवस्त 
2. व्यापार, लेनदेन 3. दुकान +. विक्रेता, बेचने 
वाला 5. शराब खींचने वाऊला 6. मकान | सम०-- 
अंगना--स्त्री वेश्या, रंडी,-ग्रेथिः मंडी, मेला या 


_ पंठ,--बंधः 4. संधि या सुलह करना--पणबंधमखान 


गुणानज: षड़पायक्त समीक्ष्य तत्फलम्‌--रघ्‌० ८।२१, 
१०१८६ 2. समझौता, ठहराव ( यदि भवानिदं 
कुर्यात्ततीदम हं भवते दास्यामीति समयकरणं पणबंध:-- 
मनोरमा ) । 


पणनम [पण--ल्यूट] 4. अदल-बदल करना, खरीदना 


2. शत लगाना 3. बिक्री । 


पणवः [पर्ण स्तुति वाति-पण--वा--क | एक प्रकार का 


वाद्ययंत्र--भग ० १।१३, शि० १३॥५ । 


पणाया [पण्‌--आय +-अप्‌ --टठाप्‌ |] . लेनदेन, व्यवसाय, 


व्यापार 2. मंडी 3. वाणिज्य से प्राप्त होने वाला 
लाभ 4. जूआ खेलना 5. प्रशंसा । 


पर्णि: (स्त्री०) [पण्‌-|-इन्‌| बाजार (पुं०) . कजूस, 
लोभी 2. अपावन मनष्य या पापी 

पणित (भू० क० क०) [ पण-++क्त | [. (व्यापार. में) 
किया गया लत-देन 2. शर्ते पर ॒रक्‍खा हुआ, दे० 
पण्‌ । 

पंड | (म्वा० आ०-पंडते, पंडित) जाना, हिलना-जुलना ; 

(चरा० उभ०-पंडयति-ते) संग्रह करना, चट्टा 

लगाना, ढेर लगाना । 

पंड: [पंड-|-अच, ड वा] हिजड़ा, नपुंसक । 

पंडा [पंड--टाप्‌ | !. बद्धिमत्ता, समझ 2. ज्ञान, विज्ञान । 

पंडावत्‌ (पुं०) [पंडा-+-मतुप्‌ | बृद्धिमान्‌, विद्वान । 


पंडित (वि०) [पंडा-+-इतच्‌ | !. विद्वान, बद्धिमानू-- 
स्वस्थे को वा न पंडित: 2. सृक्ष्मबद्धि, चतुर 3. दक्ष 
प्रवीण, कुशल (प्रायः अधि० के साथ या समास म ) 
मधरालापनिसगंपंडिताम्‌ कु० ४।१६, इसी प्रकार 
रतिपंडित--४। १८, '"नयपंडित” आदि,-तः ।. शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ 2. गंधद्रव्य । सम०--जातीय (वि०) कुछ 
चतुर,---मानिक,-- मानिन्‌, पंडितंमन्य (वि०) अपने 
आप को विद्वान्‌ समझने वाला, घमंडी आदमी 
अपन आपको शास्त्रज्ञ या पंडित मानने वाला । 

पंडितिमन्‌ (पुृं०) [ पंडित--इमनिच्‌ ] ज्ञान, विद्वत्ता, 
बुड्धिमत्ता । 
(वि०) [ पण्‌-++यत्‌ |] . बिकाऊ, विक्रयाथ 2. लेन- 
देन के योग्य--ण्यः 4. बतन, वस्तु, विक्रयवस्तु 
--प्राबभासे विपणिस्थपण्या--रघु० १६४१, 
पण्यानां गांधिक पण्यमू-पंच ० १॥१३, मनु० ५॥१२९, 
याज्ञ ७ २४२४५, मालवि० १।९६ 2. वाणिज्य, व्यव- 
साय 3. मल्य-महता पुण्य पण्यन क्रीतियं कायनौस्त्वया 
शा० ३॥१। सम०--अंगना,-- योषित्‌ (स्त्री०) 
-- विलासिनी,-स्त्री (स्त्री०) वेश्या, रंडी--पथ्यस्त्रीषु 
विवेककल्पलतिकाशस्त्रीष रज्येतकः--भतु ० १।९० 
मेघ० २५,--अजिरम मंडी,--आजोीवः व्यापारी 
---आजीवकम्त मंडी, पेंठ या मेला--पतिः बड़ा 
व्यापारी-- भूमिः (स्त्री०) माऊगोदाम,--वीथिका, 
--वीथी,---शाला . मंडी, 2. विक्रयणी, दुकान । 


पत्‌ (भ्वा० पर० पतति, पतित) 4. गिरना, गिर पड़ना 
तीचे आना, उतरना-अवाझुमखस्योपरि पुष्पवृष्टि 
पपात विद्याधरहस्तम क्ता--रध ० २।६०, वष्टिभंवने 
चास्य पेतुषी-१०।॥७७, (रेण:) पतति परिणतारुण 
प्रकाशः सलभसम ह॒इवाश्रमद्रमेष-श० १।३१, मेध ० . 
१०५, भट्टि० ७॥९, २११६ 2. उड़ना, वायु में आना 
जाना, उड़ान भरना हंतुं ककहकारोधश्सौ शब्दकार 
पपात खम्‌--भट्ठटि० ५॥१०० दे० नी० 'पतत्‌ 
3. छिपाना, डबना (क्षितिज के नीचे) सोथ्य चन्द्र 
पतति गगनादल्यशेषमंयख:--श० ४, अने० पा० 


( ५६७ ) 


पतत्पतंगप्रतिमस्तपोनिधि:---शि० १।१२ 4. अपने 
आप को डालना, नीचे फेंकना--मयि ते पादपतिते 
किकरत्वमुपागते---पंच ० ४।७, इसी प्रकार 'चरणपति- 
तम मेघ० १०५ 5. [( नतिक दृष्टि से) गिरना, 
जाति से पतित होना, प्रतिष्ठा का नष्ट होना, भ्रष्ट 
होना--परधर्मण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातित: 
मनु० १०९७, ३।१६, ५।१९, ९।२००, याज्ञ ० १३८ 
6. (स्व से) नीचे आना--प्तंति पितरो हषां 
लुप्तपिडोदकक्रिया:--भग ० १।४१ 7. घटना, आपद- 
ग्रस्त या सकटापन्न होना-प्रायः कंदुकपातेनोत्पतत्याय : 
पतन्‍नपि---भतु ० २१२३ 8. नरक में जाना, नारकीय 
यातना सहन करना--मनु ० ११।३७, भग० १६।१६ 
9. पड़ना, घटित होना, हो जाना, संपन्न होना-- 
लक्ष्मीयत्र पतंति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः-सुभा० 
0. निर्दिष्ट होना, उतरना या पड़ना (अधि० के 
साथ )--प्रसादसोम्यानि सतां सुहज्जने पतंति चक्षंषि 
न दारुणा: शरा:---श० ६।२८ 44. भाग्य में होना 
2. ग्रस्त होना, फंसना--प्रेर ०- (पातयति-ते-पतयति 


विरल प्रयोग) 4. नीचे गिराना, उतारना, ड्बोना 
--निपतंती पतिमप्यपातयत्‌--रघु० ८।३८, ९।६१, 
११।७६ 2. गिरने देना, नीचे को फेंकना, गिराना, 
(वृक्ष आदि का) गिराना 3. बर्बाद करना, परास्त 
करना 4. (आँसू) गिराना 5. फेंकना, (दृष्टि) 
डालना, सनन्‍ननन्‍्त--पिपतिषति-पित्सति, गिरने की 
इच्छा करता--अनु-- . उड़ना 2. पीछे दौडना, 
अनुसरण करना, पीछे लगे रहना, पीछा करना 
“-मुहरनुपतर्ति स्यंदन दत्तदृष्टि:-हा ० १।७, मा० 
९८, शि० ११।४०, अभि---, 7. निकट उड़ना, 
नज़दीक जाना, पास पहुँचना, अधिरोढुमस्तमिरि- 
मभ्यपतत्‌--शि० ९।१, कि० १२।३६ 2. आक्रमण 
करना, धावा बोलना, टूट पड़ना--रघ्‌ ० ७३७ 
3. उड़ कर पकड़ लेना 4. वापिस आना, लौट पड़ना 
पीछे हटना, अभ्युदू--, टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
आ---, 7. टूट पड़ना, आक्रमण करना, धावा बोलना 
ज-रेघु० १२।४४, ५॥५० 2. उड़ना, पिल पडना, 


झपटना 3. निकट जाना 4. होना, घटित होना, आ 
पड़ना--कथमिदमापतितम्‌---उत्तर ० २, अहो न 
शोभनमापतितम्‌-पंच ० २ 5. सूझना, (मन में ) आना, 
इंति हृदय नापतितं--का० २८८, उद--, उछलना 
कूदना--मंक्ष्‌दपाति परितः पटलरलीनाम्‌-शि० ५। 
२७, (प्रायः कम० या संप्र० के साथ) उत्पतोदडमुख: 
खम्‌--मेघ० १४, भट्ठि० ५।३०, स्वर्गायोत्पतिता 
भवेत्‌--विक्रम० ४२, कु० ६।३६ 2. सूझना, विचार 


में आना--रघु० १३॥११ 3. (गेंद की भांति) उछल 


कर आना---भर्तृ० २८५ 4. उदय होना, जन्म लेना, 


मिनी “+++-नन-न-नााा--मु----नन- सन मनी नभभीन न न रनीनीनभनन-न-नझदत3तद६यतननओगननननएतीत। नन--++ ००. शाानता नामक पक. परकार८ ८८८८ ८८८८८ 


पककर हु जद हिऊ अप सक २ ८०८८------परपछ. हिड८-आाम्या करार करा मा राणा बम मा बाग 5...... जा... या. बज बा बा बाग 85 हुआ आह 3 322 4 2 9 आल हे ही! व ा-_-_-_- नमी... «मो. «मी का... «मनी... 


] ह|ज्ग्ग्गजाााणणणाणाणणणणणणाणणामााणमणणणणल्‍_ नि आज मील जा बाज _ 4 बा बा ॥ जी... हज  _+ रडऑओ 8 वैड करू फकड व के ड छ छकछ य्थ्,॑व्टश्््खा कर रा 
#-ााा कमा क- मल महइइ कह याााााााताा््न92]...*क्‍ ३. >क २००७ त०८<००८८८८८--८--००-०:- 7" शा प्रशाााया का 


कब - जय जी से म न बम कमान पकाप्यमकानक...."?फि 


पतः 


फूटना, उत्पन्न होना--निष्पेषोत्पतितानल---रघु ० 
४७७, रसात्तस्माद्वरस्त्रिय उत्पेतु:- रामा०, नि--, 
. नीचे गिरना था आना, अवरोहण करना, उतरना, 
ड्बना-निपतंती पतिमप्यपातयत्‌ृ-रघु ० ८।३८, भद्ठि० 
१५१२७ 2. फका जाना, निरदिष्ट होना--रघु० ६११ 
3. (परों में) डालना, साष्टांग लेटना--देवास्तदंते 
हरमूढभाय किरीटबद्धांजलयो निपत्य-- कु० ७॥९२, 
भतृ० २।३१ 4. गिरना, उतरना, मिल जाना--रघु ० 
१०।२६ 5. टूट पड़ना, आक्रमण करना, पिलप डना--- 
सिह: शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेष 
“5 भतृ ० २।३८ 6. होना, घटित होना, आ पड़ना, भाग्य 
मे होना- सकृदंशों नियतति - मनु० ९।४७ 7. रक्‍्खा 
जाना, स्थान पर अधिकार करना--अभ्यहितं पूर्व 
निपतति--प्रेर ०-।. नीचे गिराना, फेंकना, पटक देना 
2. मार डालना, नष्ट करना, बर्बाद करना निस-- 
निकलना, फूट पड़ना, फल निकलना, निकलर पड़ना-- 


अरविवरेभ्यश्चातकरनिष्पतसल्रि:--श० ७।७, _ एषा 
विदृरी भवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः-- 
रबवु० १३१८, मनु० ८।॥५५, याज्ञ ० २१६, कु० ३। 
७१, मेघ० ६९, परा--, (. पहँँचना, निकट आना, 
पास जाना 2. वापिस आना, परि - , इधर उधर 
उड़ना, चक्‍कर काटना, छा जाना--बिदृत्क्षेपान्‌ 
पिपासु: परिपतति शिखी श्रांतिमद्वारियंत्रम-मालवि० 
२।१३, अमर ४८ 2. झपदा मारना, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना (यद्ध में) 3. सब दिशाओं में दौड़ना-- 
(हया:) परिपेतुदिशों दश--महा० 4. चले जाना, 
गिर पड़ना--शि० ११।४१, प्र---, . नीचे आना, 
नीचे गिरना, उतरना 2. गिरकर अलग या दूर हो 
जाना 3. उड़ना, इधर उधर झपटता, प्रणि---, प्रणाम 
करना, अभिवादन करना (कर्मं० या संप्र ० के साथ) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्म---रघु ० १०१५, वागीशं वाग्भिर- 
थ्याभि: प्रणिपत्योपतस्थिरे--कु० २।३, प्रोद--ऊपर 
उड़ना, उड़ान भरना, विनि---, उडना, गिरना, उतरना 
-“कतु० ४॥१८ (प्रर०) गिराना, बर्बाद करना, 
नष्ट करना--मृच्छ० २।८, सम्‌---, !. मिल कर 
उड़ना, एकत्र होना 2. इधर उधर जाना या घमना 
3. आक्रमण करना, टूट पड़ना, धावा बोलना 4. होना, 
घटित होना, (प्रेर ०)-१. निकट लाना 2. संग्रह करना, 
एकत्र करना मिलाना,--रघु ० १४॥३६, १५॥७५ । 

| पत्‌-+-अच्‌ | . उड़ना, उड़ान 2. जाना, गिरना, 
उतरना, । सम०--गः पक्षी, मन्‌० ७॥२३ । 


पतंग: [ पतन्‌ उत्प्लबन्‌ गच्छति--गम्‌ --ड, नि०] ॥. पक्षी 


-“-जुपः पतंग समघत्त पाणिना--न ० १।१२४, भामि० 
१।१७ 2. सूय॑, विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम्‌-- 
उत्तर० ६॥१२, मा० १॥१२ शि० १।१२, रघु ० २। 


( ५६८ ) 


१५ 3. शलभ, टिड्डी-दल, टिड्डा--पतंगवद्व छ्लिमखं 
विविक्ष:--क्रु० ३३६४,४।२०, पंच ३।१२६ 4. मध- 
मकक्‍्खी,--गम व. पारा 2. एक प्रकार की चंदन की 
लकडी ॥ 

पतंगमः [ पत--गम्‌ --खच, मम्‌ ) , पक्षी 2. शलूभ । 

पतंगिका [ पतंग-|- कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌ | !. छोटी चिड़िया 
2. एक छोटी मधमक्‍्खी | 

पतंगिन्‌ (प०) [ पतंग --इनि ] पक्षी । 

फ्तंचिका [ पत॑ शत्र चिक्‍्कयति पीडयति--पृषो ० ) धनष 
की डोरी । 

पतंजलिः (१०) पाणिनि के सूत्रों पर लिखे गये--महा- 
भाष्य के प्रसिद्ध निर्माता, दाशेनिक, योगदर्शन' के 
प्रवतेक । 


पतत्‌ (वि०) (स्त्रो०-न्ती) [ पत्‌--शतु ] उड़ने वाला, 
अवरोहण करने वाला, उतरने वाला, नीचे आने 
वाला (पृू०) पक्षी--परमः पुमानिव पति: पतताम 
-+कि० ६।१, क्वचित्पथा संचरते सुराणां क्वचिद्ध- 
नानां पततां क्वचिक्च--रघ्‌० १३।१९, शि० ९।१५। 
सम०--प्रहः !. प्रारक्षित सेना 2. थकन का बतन 
पोकदान-तमेकमाणिक्य मय॑ महोन्‍नतं पत्तदग्रहू ग्राहित- 
वान्नलेन सः---न० १६।२७,--भोरु: बाज़, श्यन । 

पतत्रम्‌ [| पतू-करणे अन्नन्‌ | !. बाजू, डना 2. पर, पंख 

सवारी । 

पतत्रि:ः [ पत्‌॒+-अचिन | पक्षी । 

पतत्रिन्‌ (पुं०)) [ पतत्र+-इनि ) +. पक्षी,--दयिताद् न - 
चर॑ पतत्रिणणं (पुनरेति) रघृ० ८।५६,९।२७,११।११, 
१२।४८, कु० ५४ 2. बाण 3. धोडा । सम० 
--कैतनः विष्णु का विशेषण । 


पतनम्‌ [ पत्‌--ल्यद ] ?. उड़ने या नीचे आने की किया, 
उतरना, अवरोहण करना, अपने आपको नीचे पटकना 
2. (सूयादिका) अस्त होना 3. नरक में जाना 4. धर्मे- 
अंश 5. मर्यादा या प्रतिष्ठा से गिरना 6. अवपात, 
ह्ास, नाश, विपत्ति (विप० उदय या उच्छाय ) 
ग्रहाधीना नरेन्राणामच्छाया: पतनानि चननयाज्ञ० 
१।३०७ 7. मृत्यु 8, नीचे लटकना, (छाती का) 
ढरकना 9. गर्भेत्राव होना । 

फ्तनोय (वि०) [ पत्‌--अनीयर | गिरान वाला, जाति 
अष्ट करन वाला,---यम पतित करने वाला पाप या 
जुम-याज्ञ ० ३४०, २९८ । 

पतमः, पतसः [ पत्‌ +-अम, असच्‌ वा ] 4. चाँद 2. पक्षी 
3. टिट्ठा । 

पतयाल्‌ (वि०) [ पत्‌+णिच्‌-- आलूच्‌ ) पतनोन्मख, 
पतनशोल । 

पताका [ पत्यते ज्ञायते कस्यचिद्धेदोउइनया--पत्‌-+आक-- 
टाप्‌ | झण्डा, ध्वज (आलं० से भी) य॑ काममंजरी 


कामयते स हरतु सुभगपताकाम---दश ० ४७, (सर्वो- 
परि सौन्दयं या सौभाग्य का आनंद लेने दो उसे) 
2. घ्वजदण्ड 3. संकेत, लक्षण, चिह्न, प्रतीक 4. उपा- 
ख्यान या नाटकों में आई हुई प्रासंगिक कथा, दे० 
नी ०--'फ्ताकास्थानक 5. मांगलिकता, सौभाग्य । 
सम ०---अंजशुकम--झंडा--स्थानकम्‌ (नाटथच० में) 
प्रासंगिक कथा की सूचना जब कि अप्रत्याशित रूप 
से, किसी परिस्थितिवश, उसी लक्षण वाली कोई 
दूसरी आकस्मिक अविचारित वस्तु प्रदर्शित की जाती 
ह (यत्रार्थ चितितेष्न्यस्मिस्तल्लिगोज्न्य: प्रयज्यते 
आगन्त॒ुकेन भावेतन पताकास्थानक तु तत्‌, सा० द० 
२९९ (इसके अन्य प्रकारों की जानकारी के लिए 
दे ० ३७००-२३ ० 5 तक ) | 


पताकिक (वि०) [ पताका-+-ठन |] झंडा उड़ाने वाला, 
ध्वजदंडधारी । 

पताकिन्‌ (वि०) [ पताका--इनि ] झंडा ले जान वाला, 
पताकाओं से अलंकृत (पं०) !. झंडाघारी, झंडाबर- 
दार 2. ध्वजा,--नो सेना (न प्रसेहे) रथवत्मरजो- 
ध्यस्य कुत एव पताकिनीम्‌--रघु ० ४॥८२, कि० 
१४।२७ । 

पति: [ पाति रक्षति-पा--इति ] . स्वामी, प्रभ जेसा कि 
'गृहपत्ति' में 2. मालिक, अधिणति, स्वामी-द्षेत्रपति 
राज्यपाल, शासक, प्रधानता करने वाला, औषधीपति 
वनस्पति: कुलपति: आदि 4. भर्ता -प्रमदा: पतिवत्मंगा 
इति प्रतिपन्न हि विचेतनेरपि-कु ०४।३३। समच्घातिनोः 
--ध्नी वह स्त्री जो अपने पति का वध कर देती ह 
--देवता,--देवा वह स्त्री जो अपने पति को देवता 
समझती है, पतिकन्रता, सती स्त्री--कः: पतिदेवतामन्य 
परिमाष्टमत्सहेत--श ० ६, तमलमभंत पति पतिदेवता 
शिखरिणा मिव सागरमापगाः-रघ ० ९। १७, घरि स्थिता 
त्व॑ पतिदेवतानाम--१४।७४,--घर्म: अपने प्रति के 
प्रति (पत्नी का) कतंव्य,--प्राणा सती स्त्री---लोक 
वह लोक जहाँ मृत्य हो जाने के पश्चात्‌ पति पहुंचता 
है,--ज्ता भक्त, श्रद्धाल, निष्ठावती स्त्री; सती स्त्री 
त्वम पति के प्रति निष्ठा, स्वामिभक्ति,-सेवा पति के 
प्रति भक्ति । 


पतिवरा [ पति+-व॒ +खच्‌, मुम्‌ ] अपना वर चुनने के 
लिए १०, ६७ | 

पतितः (भू० क० कृ०) [ पत्‌+कक्‍त ] . गिरा हुआ, 
अवरूढ, उतरा हुआ 2. नीचे गिरा हुआ 3. (नंतिक 
दृष्टि से) पतित, भ्रष्ट, दुश्चरित्र 4. स्वधमे भ्रष्ट 5 
अपमानित, जातिबहिष्कृत 6. यद्ध में हारा हुआ 

' पराजित, परास्त 7. ग्रस्त, फंसा हुआ जंसा कि 

अवंशपतित में । " 

पतेर: [ पत्‌--एरक ] ।, पक्षी 2. छिद्र या विवर । 


( ५६९ ) 


पत्तनम्‌ [पत॑ति गच्छंति जना यस्मिन, पत्‌ --तनन्‌ ] कस्बा, 
नगर (विप० ग्राम )--पत्तने विद्यमाने5पि ग्रामे रत्न 
परीक्षा-मालबि० १ । 

पत्ति: [ पद्‌--ति ] . पंदल, पंदल सेनिक--रघु० ७।३७ 
2. पंदल चलने वाला यात्री 3. वीर--(स्त्री०) 
सेना का छोटे से छोटा दस्ता जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, तीन घुड़सवार और पाँच पंदल सँनिक हों 
2. जाने वाला, चलने वाला । सम०--काय: पैदल 
सेना,--गणकः सेना का अधिकारी जिसका काम पंदल 
सेना की गिनती करता हे,--संहतिः (स्त्री०) पैदल 
सिपाहियों की टुकड़ी, पंदल सेना । 

रत्तिन्‌ (पुं०) [पद्भ्यां तेलति, पाद-तिल--डिन्‌, पदा- 
देश: | पंदल सिपाही । 

पत्नो [ पति-+-डीपू, नुक्‌ | सहधर्मिणी, भार्या। सम० 
““जाटः रतिवास, 'अंतपुर,--सन्‍्नहनम्‌ धर्मेपत्नी का 
कटिसूत्र या करधनी । 

पत्रम्‌ | पत्‌+ष्ट्रनू | 4. (वृक्ष का) पत्ता-धत्ते भरं कुसु- 
मपत्रफलावलीनाम्‌ू--भामि० १।९४ 2. फूल की पत्ती, 
कमल का पत्ता--नीलोत्परूपत्रधारया--श ० १।१७ 3. 
पत्ता जिसके ऊपर लिखा जाय, कागज, लिखा हुआ 
पत्र--पत्रमारोप्य दीयताम---श० ६, पत्र पर लिख 
कर विक्रम० २।१४ 4. पत्र, दस्ताबेज 5. किसी 
धातु का पतला पत्रा, स्वर्ण-पत्र 6. पक्षी का बाज, 
पंख, पर 7. बाण का पंख--रघु ० २।३१ 8. सामान्य 
सवारी (रथ, घोड़ा, ऊंट आदि )--दिशः पपात पत्रेण 
वेगनिष्कृपकेतुना-रघु ० १५।४८ ने० ३।१६ 9. शरीर 
पर (विशेष कर मुख पर) चन्दन आदि सुगंघित द्रव्य 
का लेप करता --रचय कुचयोः पत्र चित्र कुरुष्व कपो- 
लयोः--गीत० १२, रघु० १३।५५ ॥0. तलवार या 
चाकू का फल व4. चाक्‌, छूरी | सम०---अंगम्‌ ॥. 
भू्ज वृक्ष 2. लाल चंदन--अंगूलिः शरीर (गर्दन, 
मस्तक आदि) पर अंगलियों से केसर मिश्रित चंदन 
या अन्य किसी सुगंधित पदार्थ से चित्रण करना, 
“अंजनम्‌ मसी,---आवलिः (स्त्री०) ।. गेरु 2. पत्तों 
का कतार 3. शरीर पर सजावट की दृष्टि से चंद- 
नादि से रेखाचित्रण करना,--आबली 3. पत्तों की 
पंक्ति 2-5 आवली (3),--आहारः पत्ते खाकर 


निर्वाह करना,--ऊर्णम्‌ बनने वाली रेशम, रेशमी : 


वस्त्र-स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्ण वोपय ज्यते-मालवि ० 
५।१२,---हाहला परों की फटफटाहट, पत्तों की खड- 
ख़ड़ाहट,-दारकः आरा,--नाडिका पत्ते के रेशे,-परश: 
रेती,--पालः लंबी छूरी, बड़ा चाक्‌ (ली) . बाण 
का पखवाला भाग 2, कींची,--पाहइय/ मस्तक का सोने 
का आभूषण, टीोका,--पुटम पत्तों से बता पात्र, दोना 
ूए|रघु० २।॥६५,--बा (वा) रू चप्पू--भंगः, 


3९ 


”-भगिः--गी (स्त्री०) शरीर को अलंकृत करने के 
लिए चंदन, केसर, महंदी या किसी अन्य सुगंधित द्रव्य 
से शरीर पर लेप करना या चित्रण करना- 
कस्तूरीवरपत्रभंगनिकरो मृष्टो न गंडस्थले--- श्रृंगार० 
७ (६ कादंबरी में बहुलता से प्रयुक्त )--यौवनम्‌ 
नया पत्ता या कोंपछ,---रथः पक्षी-व्यर्थीक्रृत॑ पत्ररथेन 
तैन-नें० ३।६, इन्द्र: गरूड़ का ताम, “इन्द्रकेतुः 
विष्णु का नाम -रधघु० १८।३०,--रे (ले) खा, 
“-वल्लरी,---वल्लिः,-- वल्‍्ली (वि०) दे० ऊ० “पत्र 
भंग --रघु० ६७७२, १६।६७, ऋतु० ९॥७, शि० ८। 
५६, ५९--वाज (वि०) (बाण आदि) पंखों से यकक्‍त, 
“-वाहः 4. पक्षी शि० १८।७३ 2. बाण 3. डाकिया, 
जचिट्टीरसां, - विज्येबक: चित्रकारी की रेखाएँ--दे० 
'पत्रभंग --कु० ३।३३, रघु० ३५५, ९।२९,--बेष्ट: 
एक प्रकार का कानों का आभूषण,---शाकः शाकभाजी 
जिसमें मुख्यरूप से पत्ते हों---श्रेष्ठः बेल का पेड़, 
-सृचिः (स्त्री०) कांटा,--हिममस्‌ जाड़े की ऋतु जब 
पाला या बफ पड़े । 

पत्रकम्‌ | पत्र--कन्‌ | 4. पत्ता 2. सौन्दय बढ़ाने की दृष्टि 
से शरीर पर बनाई गई रेखाएँ या चित्रकारी । 

पत्रणा | पत्र+णिच्‌--युच्‌ -टाप्‌ | . सौन्दयंवद्धि के 
लिए शरीर पर बनाई गई रेखाएँ और चित्रकारी 2. 
बाण में पंख लगाना । है 

पत्रिका [ पत्री+-कन --टाप्‌, हस्व: | . लिखने के लिए 
कागज 2. चिट्टी, लेख, प्रलेख । 

पत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ पत्रम्‌ अस्त्यर्थ इनि | ॥. 
पंखों से यक्त, परों वाला--मयर “--रघधु० ३॥५६ 2. 
जिसमें पत्ते या पृष्ठ हो (पूं०) . बाण--तां विलोक्य 
वनितावधे धृणां पत्रिणा सह मुमोच राधवः--रघु ० 
११।१७, ३।५३, ९।६१ 2. पक्षी--रघु० १२॥२९ 
>. बाज 4. पहाड़ 5. रथ 6. वृक्ष । सम०--बाहः 
पक्षी । 


पत्सलः | पत्‌--सरन्‌, रस्य लः | रास्ता, मार्ग । 

पथः | पथ्‌-|-क (धवज्धर्थे) | रास्ता, मार्ग, प्रसार, (समास 
के अन्त में) किनारा। सम०--कल्पना जाड़ के 
खेल,--दर्शकः मार्ग बतलाने वाला । 

पथिकः [ पथिन्‌ +ष्कन्‌ | 4. यात्री, मसाफिर, बटोही 
“परथिकवनिताः: मेघ० ८, अमरू ९३ 2. पथप्रद- 
शक । सम०--संततिः,--संहति:ः (स्त्री ०,---सार्थः 
यात्रियों का समह, काफला । ५ 

पशथ्िन्‌ (पुं०) | पथ्‌ आधारे इनि | (कतुं० पंथा:, पंथानौ, 
पंथान:, कम ० ब० व०-पथ:, क्रण० ब० व०-पथिभि: 
आदि, समास के अन्त में यह शब्द बदल कर 
पथ हो जाता है-तोयाधारपथा:, दृष्टिपथ:, 
नष्टपथ:, सत्पथ:, प्रतिपषषम्‌ आदि) . मार्ग, रास्ता, 


(५७० 


पथ श्रेय्सामेव पंथा:--भतें० २॥२६, वक्रः पंथा 
>>मेघ० २७ 2. यात्रा, राहगीरी या पयंटन--जसा 


कि 'शिवास्त्रे संत्‌ पंथानः में (में आपफी सुखद यात्रा 
की कामना करता हूं, भगवान्‌ आपको यात्रा सफल 


कर) 3. परास, पहुँच जेसा कि-कर्णपथ, श्रति 

और दर्शन" में 4. कार्यपद्धति, आचरण की रेखा 
व्यवहारक्रमः:--पथः शचेदशंबयितार ईश्वरा मलीमसा- 
माददते न पद्धतिम--रघ० ३॥।४६ 5. संप्रदाय, 


सिद्धांत 6. नरक का प्रभाग । सम०--देयम्‌ सावेजनिक ! 


मार्गों पर लगाया गया राजकर,--द्रुमः खेर का पेड़, 
--प्रज्ञ (वि०) मार्गों का जानकार--वाहक (वि० 
क्रर (कः) . शिकारी, चिड़ीमार 2. बोझा ढोने 
वाला, कुली । 


पथिलः | पथ-+-इलच्‌ || यात्री, राहगीर, बटोही । 
पथ्य (वि०) [ पथिन +यत्‌-+ इनो लोपः ] ।. स्वास्थ्य 


प्रद, स्वास्थ्यवर्धक, कल्याणकारी, उपयोगी (औषधि, 
आहार, सम्मति आदि) अप्रियस्य तू पथ्यस्य वक्ता 
श्रोता च दुलंभ:---रामा०, याज्ञ० ३।६५, पशथ्यमनत्नम 

योग्य उचित, उपयक्त,--श्थम . स्वास्थ्यबधक 
या पौष्टिक आहार ज॑सा कि 'पथ्याशी स्वामी वतते' मे 
2. कल्याण, कुशलक्षेम---उत्तिष्ठमानस्त परो नोपेक्ष्य 
पथ्यमिच्छता--शि० २।१० । सम०--अपशथ्यम् उन 
पदार्थों का समह जो किसी रोग में स्वास्थ्यवधक या 
हानिकर समझे जाते है । 


पद । (फरा० आ० पदयते ) जाना, हिलना-जुलना । 


(दिंवा० आ० पद्मयते, पन्न-प्रेर ०--पादयति-ते, इच्छा ० 
पित्सते) !. जाना, चलना-फिरना 2. पास जाना, 
पहुंचना (कर्म० के साथ) 3. हासिल करना, प्राप्त 
करना, उपलब्ध करना--ज्योतिषामाधिपत्यं च प्रभाव॑ 
चाप्यपद्यत--महा ० 4. पाऊन करना, अनसरण करना 
“-स्वधम पद्यमानास्ते--महा ० अनु---,. पीकछ चलना 
अनु गमन करना, सेवा करना 2. स्नेहशील होना, अन- 
रक्‍त होना 3. प्रविष्ट होना, अन्दर जाना 4. अपनाना 
5. मालूम करता, देखना, निरीक्षण करता, समझना, 
अभि,--पास जाना, नजदीक होना, पहुँचना-रावणा- 
वरजा तन्न राघव मदनातरा, अभिपेदे निदाघार्ता 
व्यालीव मलयद्रमम-रघ ० १२।३२, १९।११ 2. संभि 
ललित होना--शि० ३॥२५ 4. अवलोकन करना 
विचार करता, खवाल करना, समझना--अक्षणम म्य- 
पच्यत जन ने मया गगन गण[धिपति मृतिरिति---शि० 
९।२७ 4. सहायता करना, मदद करना, मयाभिपन्न 
तम्‌-महा ० . पकड़ना, परास्त करना, आक्रमणकरना, 
दबोच लेना, अधिकार में कर लेना, ग्रस्त करना -- 
स्वृतरचाभिपन्‍नषा घातंराष्टी महाचमः, चंडवाताभि- 
पन्‍नतोनामदधीनामिव स्वनः--महा ०, दे० अभिपन्‍न्न 


) 


6. लेना, धारण करता-मनु०१।३ 7. स्वीकार 
करना, प्राप्त करना, अभ्यप---, . दया करना, 
सांत्वना देना, आराम पहुँचाना, तरस खाना, अन॒ग्रह 
करना (कष्ट से) मुक्त करना--कु० ४॥२५, ५६१ 
2, सहायता मांगना, दीनता प्रकट करना 3. सहमत 
होना, स्वीकृति देना आ--, !. निकट जाना, की और 
चलना, पहुँचना--भद्िट० १५।८९ 2. प्रविष्ट हीना 
(किसी स्थान या स्थिति को) चल जाना या प्राप्त 
करना--निवंदमापदते -- म॒च्छ ० १।१४, (ऊब जाता 
है ) आपेदिरेंध्बरपथं परितः पतंगा:--भामि० ११७ 
इसी प्रकार 'क्षीर दधिभावमापद्यते--शारी० 3. कष्ट 
फेसना, दुर्भाग्यग्रस्त होना--अर्थधर्मी परित्यज्य य 
काममनवतंते, एवमापद तेक्षिप्रं राजा दशरथों यथा--- 


रामा० 4. होना, घटित होना-भटिट० ६।३१, 
प्रेर०--. प्रकाशित करना, सामने लाना, कार्यान्वित 
करना, निष्पन्न करता--रघ ० २।१२ 2. निकालना 
जन्म देना, पदा करना--लघिमानमापादयति--का ० 
१०५ 3. घटाना, कष्टग्रसर्त करना, रू जाना->२रघचु० 
५|५ 4, बदलना 5. नियंत्रण में लाना, उद्‌-, . जन्म 
लेना, पैदा होना, उदय होना, उत्पन्न होना, उगना-- 
उत्तत्स्यतेडस्ति मम को5पि समानधर्मा--मा० १।६, 
मन ० १।७७ 2 होना, घटित होना पु 
करना, सर्जन करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, का र्या- 
न्वित करना, प्रकाशित करना-वस्त्राण्यत्पादयति-पंच ० 
२ 2. सामने लाना, उप-, .पहँँचना, निकट जाना, पास 
जाना, पधारना-- यम्‌नातटम्‌ पपेदे पंच० १ 2. हासिल 


होना,प्राप्त होना, हिस्‍स्सेम आना-भग० ६।३६, १३।१८ 
3, होना, घटित होना, आ पड़ना, पंदा हो जाना-- 
देधि एवमप्पयते--मालवि ० १, उपपन्ना हि दारेष 
प्रभता सर्वतोमल्लीजज्शठ ५॥२६--रघ ० १।६० 
4. संभव होना संभाव्य होना--नंश्वरो जगत: कारण- 
मुपपथते---शारी ० कु० ६।६१, ३।१२ 5. उपयक्त 
होना, योग्य होना, पर्याप्त होना, अनरूप समचित--- 
(अधि० के साथ ) मा क्लब्यं गच्छ कोौन्तेय नतत्त्वय्य- 
पपयते--भग ० २॥३, १८।७ 6. आक्रमण करना 
प्रेर ० --). किसी स्थिति में लाना, पहुंचाना, प्राप्त 
कराना--विश्वांसमपपादवति 2. नंतृत्व करना, ले 
जाना 5. तंयार होना--रथमपपादयति--वेणी ० २ 
4. किसी को कोई वस्तु प्रदान करना, प्रस्तुत करना 
उपहार देना-रघ ० १४॥८, १५।१८, १६।३२, याज्ञ० 
१।३१५ 5. प्रकाशित करना, निष्पन्न करना, उपाजन 
करना, कार्यान्वत करता, काम में लाना, अनष्ठान 
करना--यावत्त मानष्यके शकक्‍्यम॒पपादयगितुम्‌--का० 
६२, देवकायमपपादगिष्यत:--रघ० ११९१, १७॥५५ 
6, न्याय्य ठहराना, तके देना, प्रदर्शित करना, प्रमा- 


( 


णित करना 7. संपन्‍न करना, यक्‍त करना, लिस-- 
, निकलना, उगना 2. पंदा होना, प्रकाशित होना 
उदय होना, कार्यान्वित होना,-निष्पद्यंते च सस्यानि- 
मन ० ९।२४७, प्रंर०--पंदा करना, प्रकाशित करना 
जन्म देना, कार्यान्वित करना, तेयार करना>-त्वं 
नित्यमेकमेव पट निष्पादयसि--पंच ०, प्र---, 7. (क) 
की ओर जाना, पहुंचना, आश्रय लेना, चले जाना, 
पहुँच जाना--तां जन्मने शलवधं प्रपेदे--कु० १।२१, 
(क्षितीश) कौत्सः प्रपेदे वरतंतुशिष्यः--रध्‌ ० ५।१, 
भटिट० ४॥१, कि० १।९, ११६, रघ० ८।११ (ख) 
आश्रय ग्रहण करना-+शररणाथ मन्यां कथ॑ प्रपत्स्य त्वयि 
दीप्यमाने---रघु ० १४॥६४ 2. किसी विशिष्ट अवस्था 


को जाना, पहुंचना या किसी विशिष्ट दज्षा में होना- 
रेण: प्रपेदे पथि पंकभावम्‌--रघु० १६।३०, मुहं 
कर्णोत्पिलतां प्रपेदे---कु ० ७।८ १, इदशीमवस्थां प्रपन्नो5- 
स्मि--श ० ५, ऋषिनिकररिति संशय: प्रपेदे--भामि ० 
४३३३, अमरु २७ 3 प्राप्त करता, खोज लना, हस्त- 
गत करना, प्राप्त करना, हासिल करना, सहकार न 
प्रपेदे मथपेन भवत्सम॑ जगति--भामि० १।२१, रघ्‌ ० 
५।॥५१ 4 व्यवहार करना, बर्ताव करना,--कि 
प्रपय्यते वदर्भ:--मालवि० १, (वह करने के लिए 
क्या सुझाव प्रस्तुत करता है ), पश्यामो मयि कि प्रप- 
यते--अमरु २० 5. प्रविष्ट करना, अनुमति देना, 


सहमत होना, स्वीकार करना>-याज्ञ ० २।४० 
6. निकट खिसकना, आना, ( समय आदि का ) 
पहुचना 7. चले चलना, प्रगति करना 8, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, प्रति--, 7. कदम रखना, जाना 
पहुंचना, सहारा लेना (किसी व्यक्ति का) आश्रय 
लेना--उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिम- 
वाप लक्ष्मी:-कु० १४३ 2. ग्रहण करना, कदम रखना, 
लेना, अनुसरण करना, (मार्ग आदि) इतः पन्धान॑ प्रति 
पद्यस्व--श० ४ प्रतिपत्स्ये पदवीमहं तव--कु० ४।१० 
3. पधारना, पहुचना, प्राप्त करना--शि० ६॥१६ 4 
हासिल करना, उपलब्ध करना, प्राप्त करना, भाग 
लेना, हिस्सा लेना--स हि तस्य न केवलां श्रियं 


प्रतिपेदे सकलान गुणानपि---रघ्‌ ० ८।॥५, १३, ४।१, 


४४, १११३४, १२७, १९५५, भग० १४।१४, शि० 
१०।६३ 5. स्वीकार करना, मान लेना,--शि० 
१५।२२, १६।२४, 6. वसूल करना, फिर प्राप्त करना, 
पुत: उपलब्ध करना, ग्रहण करना--श ० ६।३१, कु० 
४१६, ७।९२ 7. मान लेना, स्वीकार करना--न 
मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तास मंथिलि--भद्ठि० 


५७९१ 


४ सम मा... .मक॥. धमाााा. ध. ह. धमा.हा 


८।७५, श० ५॥२२ प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं _ 
हि विचेतनरपि--कु० ४॥३३ 8. थामना, ग्रहण 


करना, पकड़ना--सुमंत्रप्रतिपन्नरश्मिभि:--रघु ० १४| 


) 


४७ 9. विचार करना, खयाल करना, सोचना 
अवलोकन करना--तद्धनग्रहणमेव राघव: प्रत्यपद्मयत 
समथम्‌ त्तम्‌--रघु० ११॥७९ 0. अपने जिम्मे 
लेना, करने की प्रतिज्ञा करना, हाथ में लेना--निर्वाह 
प्रतिपन्नवस्तुष सतामेतद्वि गोत्रप्रतम्‌--मद्रा ० २।१८ 
कार्य त्ववा नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ -कु० ३।१४, रघ० 
१०।४० 4. हामी भरना, सहमत होना स्वीकृति 
देना--तथति प्रतिपन्नाय--रघ० १५९३ 42. करना 
अनृष्ठान करना, अभ्यास करना, पालन करना 
-"आचारं प्रतिपद्यस्व--श० ४, विक्रम० २, “औप- 
चारिक आचार (अभिवादन आदि) का पालन करो” 
शासनमहतां प्रतिपद्यध्वम्‌ मद्रा० ४॥१८, आज्ञा पालन 
करो 3. व्यवहार करना, बर्ताव-करना, किसी का 
कोई काय करना (संबं० या अधि के साथ), स काल- 
यवनश्चापि कि कृष्णे प्रत्यपद्यत--हरि०, स भवान 


मातृपितृवदस्मासु प्रतिपद्यताम्‌-- महा०, कथमहं प्रति- 


. पत्स्यं-श० ५, न युक्‍तं भवतास्मास्‌ प्रतिपत्तमसांप्रतम 


-महा० 4. (उत्तर) देना, (प्रत्यत्तर) देना--कथ्थं 
प्रतिवचन मपि न प्रपद्यसे--म्‌ द्रा० ६ (5. प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, जानकार होना 6. जानना, समझना 
परिचित होना, सीखना, मालम करना 7. घमना 
भ्रमण करना ॥8. होना, घटित होना, (प्रेर ० )--- 
देना, प्रस्तुत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, 
समपित करना--अथिष्य: प्रतिपाद्यमानमनिदं प्राप्नोति 
वरद्धि पराम--भतं० २।१८, मन० ११।४ गणवते 
कन्या प्रतिपादनीया-श० ४ 2. सिद्ध करना, प्रमाणित 


करना, प्रमाण देकर पक्‍का करना उकतमेवार्थमदा- 


हरणेन प्रतिपादयति 3. व्याख्या करना, स्पष्ट करना 
4. लाना या वापिस मोड़ना, (किसी स्थान पर) ले 
जाना 5. खयाल करना, विचार करना 6. उपस्थिति 
को घोषणा करना, पुनः प्रस्तुत करना 7. उपाजंन 
करना 8. कार्यान्वित करना, निष्पन्न करना, बि-, बरी 
तरह विफल होना, असफल होना, (व्यवसाय आदि) 


का विफल होना 2. दुर्भाग्यग्रस्त या दुर्दशाग्रत होना 


“एस बंधुर्यों विपन्नानामापदुद्धरणक्षम:--हि० १॥३१ 

विकलांग होना, अशक्त होना 4. मरना, नष्ट होना 
“-नाथवंतस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे---उत्त र ० 
१।४४, मृच्छ० १।३८, व्या--, . (पथ्वी पर) 
उतरना, नीचे आना 2. मरना, नष्ट होना--दे० 
व्यापन्न- [ प्रेर० )-मारना, कतरू करना,--सम्‌--- 


(तयार माल) बाहर निकालना, सफलता प्राप्त 


करना, समृद्ध होना, सम्पन्न होना, पूरा होना 
---संपत्स्यते वः कामो5यं काल: कश्चित्प्रतीक्ष्यताम 
-7कु० २५४, रघु० १४॥७६, मनु० ३॥२५४, ६॥६९ 
2. पूरा होना, (संख्या आदि) जुड़ कर होना 


पद्‌ (पुं०) [पद्‌-+क्विंपू] (इस शब्द 


( ५७२ 


तब्याहता: पंच पंचदश संपयंते 3. बन जाना, होना 
संपत्स्यंते नभसि भवतों राजहंसा: सहाया:-मेघ ० 
११, २३, संपेदे श्रमसलिलोदगमो विभूषाम्‌ू--कि० 
७।५ 4. उदय होना, जन्म लेना, पदा होना 5. एक 
जगह पड़ना, एकत्र होना 6. सुसज्जित होना, संपन्न 
होना, स्वामी होना--अशोक यदि सद्य एवं कुसुम न 
संपत्ययसे--मालवि० ३॥१६, दे० "संपन्न 7. (किसी 
और) प्रवृत्त होना, करवाना, पंदा करना ([संप्र० के 
साथ )-साघो: शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाघो: 
--पंच० १, मद्रा० ३।३२ 8. प्राप्त करना 


४ "यू व्यू. मेल ला नमन मूहुऋ-____गूएमगुगएगायाा गाय 


हि. हा की... ««क ७०-०० «० «++नूहइ-- हा" «आ...... ७० "माए--नााका.. गा 


उपलब्ध 


करना, अधिग्रहण करना, हासिल करना 9. संलग्न 


होना, लीन होना (अधि० के साथ )--([ प्रर० ) -- 
करवाना, होना, पद करता, सम्पन्न करना, प्रा 
करना, कार्यान्वित करना--इति स्वसुभजिकुलप्रदीप 


कक उबरूूट का. ०... गा ॥ नाक ध 


संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा--रघु ० ७४२९ 2. उपाज॑न 


करना, प्राप्त करना, सज्जित करना, तंथार करना 
अधिग्रहण करना, हासिल करना <. सज्जित करना, 
संपन्न करता यक्‍त करना 5. बदलना, रूपान्तरित करना, 
6. कयर श्र वादा करता, संप्रत्ति--,!. को ओर जाना, 
पहुंचना 2. विचार करना, खयाल करना--कु ० ५३९, 
समा !. घटित होना, होना घटना होना 2. हासिल 
करना, प्राप्त करना, उपलब्ध करना । 

द का पहले पाँच वचनों 
में कोई रूप नहीं होता, कम० द्वि० व०, के परचात्‌ 
विकल्प से यह पद के स्थान में आदेश हो जाता ह ) 
, पैर 2. चरण, चौथाई भाग (किसी कविता या 


"गा "गान आशा "गा 


 पमूह. ही. वीजोओ। अमर का धरा ननहनानागनगनानमा मन» |» 


इलोक का) । संम०--काशिन्‌ (प०) पेदल चलने ; 


वाला,--ह॒तिः, ती (स्त्री०) (पद्धति:; >ती) रास्ता, 
पथ, मार्ग, बटिया (आलं० भी) इयं हि रघ सिहानां 
वीरचारित्रपद्धति:--उत्तर० ५॥२२, रघृु० ४।४६, 
६।५५, ११८७, कविप्रथम पद्धतिम-- १५३३, “कवियों 
की दिखाया गया पहला मांग 2. रेखा, पंक्ति, ध्ृंखला 
3. उपनाम, वंशनाम, उपाधि या. विशेषण, व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा शब्दों के समास में प्रयक्‍त होने वाला 
शब्द जो जाति या व्यवसाय का बोधक हो--उदा ० 


गुप्त, दास, दत्त आदि 4. विवाहांदि विधि को सूचित 


करन वाली पुस्तक,--हिमस्‌ (पद्धिमम्‌ ) परों का 
ठंडापन । 


पदम [ पद--अच ] . पर (इस अथ मं प्‌ृ० भी होता ह ) 


जब बल हा... मम. कात।. लयामाा | 


पदेन पेदल--शिखरिपषु पद न्‍्यस्य--भेघ० १३, अयथे 


पदमर्पयंति हि--रघु ० ९७४, 'कुमार्ग पर कदम रक्‍्खा 
३।५०, १२।५२, पदं हि सवंत्र गणनिधीयते--३॥६२, 


गुणों के द्वारा सर्वेत्र कदम रक्‍खा जाता ह--अर्थात्‌ : 


गणों की ही कद्ग होती हे, जनपदे न गदः पदमादघौो 


--९।४ देश में किसी भी रोग ने कदम- नहीं रक्‍्खा 


जा नाना न... ०... 


] 


यदवधि न पद दधाति चित्त--भामि० २।१४, पद कृ 
(क) कदम रखना (शा०)--शांते करिष्यसि पद 
पुनराश्रमे5स्मिनू-श ० ४॥२५, (ख) भप्रवृत्त होना, अधि- 
कार करना, कब्जा करना, (आलं० ) कृतं वधुषि नव- 
यौवनेन पदमू--का० १३७, कछुत॑ हि मे कुतूहलेन 
प्रशनावकाशया हृदि पदम--१३३, इसी प्रकार कु० 
५॥२१, पंच० २४०, कृत्वा पदं नो गले--मद्रा ० ३।२६, 
हमारे विरुद्ध (शा०--अपना कदम हमारी गदेन पर 
रखकर ), मध्नि पद कृ किसी के सिर पर चढ़ना, दीन 
बनाना--पंच ० १।३२७, आक्ृति विश्षष्वादर:ः पद 
करोति--मालवि० १, सुन्दर रूप ध्यान आक्ृृष्ट करता 
हैँ (आदर प्राप्त करता है )--जन सखीपदं कारिता 
-शे० ४, (मित्रता या विश्वास का ) बर्ताव कराया 
गया, घर्ंण शर्वे पाव॑तीं प्रति पद कारितें-कु० ६।१४ 
2. कदम, पग, डग--तन्वी स्थिता कत्तिचिदेव पदानि 


गत्वा श० २।१२, पदे पदे हर कदम पर---अक्ष माला- 
मदत्त्वा पदात्दमपि न गंतव्यम्‌ू--या--चलितव्यम 
“एक कदम भी मत चलो पितुः पद मध्यममत्पंतंती 
>-विक्रम० १।१९, 'विष्ण का बिचला कदम अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष (पौराणिक मतानुसार पृथ्वी, अन्तरिक्ष और : 
पाताल यह तोनीं लोक ही वामनावतार (पंचम अव- 
तार) विष्णु के तीन कदम माने जाते हैँ) इसी प्रकार 
--अथात्मन: शब्दगर्णं गणज्ञ: पद विमानन विगाहमान: 
--रघु ० १३।१ 3. पदचि क्ू, पद--छाप, पदांक-पद- 
पंक्ति:--श ० ३॥८, या पदावली--पगछाप, पदमन- 
विधयं च महतां--भर्तें ० २।२८, “महाजनों के पदचिह्ञों 


पर ही चलना चाहिए 4. चिह्न, अंक, छाप, निशान 
--रतिवलयपदांके क्षपमासज्य कंठ--कु० २।६४, 
मेघ० ३५, ९६, मालवि० ३ 5. स्थान, अवस्था, 
स्थिति---अधोड्घ: पदम्‌--भतृ्‌ ० २।१०, आत्मा परि- 
श्रमस्य पदमपैनीत:---श ० १, 'कष्ठ की अवस्था तक 
पहुंचाया --तदलब्घपदं॑ हृदिशोकधने--रघु ० ८।९१, 
हृदय में स्थान न पाया (अर्थात्‌ हृदय पर छाप न 
छोड़ी ),--अपदे शंकितो5स्मि-मालवि ० १, मेरे सन्देह 
स्थान से बाहर थे अर्थात्‌ निराधार--कशकुटबेष 
लोभ: पदमधघत्त --दश ० १६२, कु० ६।७२, ३।४, रघु० 
२।५०, ९।८२, कृतपद स्तनयगलम--उत्तर ० ६।३५, 
स्ततयगल विकासोन्मख था 6, मर्यादा, दर्जा, पद 
स्थिति या अवस्था--भगवत्या प्राश्निकपदमध्यासित- 
व्यम---मालवधि० १, यान्त्यंवं गृहिणीपदं यवतयः:-श ० 
४।१८, 'पदवी को प्राप्त करतीं हैं" सचिव", राज” 
आदि 7. कारण, विषय, अवसर, वस्तु, मामला या 
बात--व्यंवहा रपद॑ हितत्‌--याज्ञ ० २।५, झगड़े की 
बात या अवसर, कानूनी दृष्टि से स्वामित्व अधिकार, 
अदालती कारंवाई--सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 


(| ५७३ ) 


मन्‍्त:करणप्रवत्तय:--श० १।२२, वांछितफलप्राप्त 
पदम-- रन्न० १।६ 8. आवास, पदाथ, आशय--पदं 
दृश: स्या: कथमीश मादृुशाम्‌--शि० १।३७, १४२२, 
अगरोयान्न पद॑ नप्त्रिय:--कि ० २।१४, अधिवेक 
परमापदां पदम---२।३०, के वा न स्यः परिभवपद॑ 
निष्फलारंभयत्ना:--मेघ ० ५४, हि० ४॥६९ 9. इलोक 
का एक चरण, एक लाइन--विरचितपदं (गेयम्‌ ) 
मेघ० ८६, १३३--मालाव० ५॥२, श० ३।१६ 
0. विभक्तिचिह्न से यक्‍त पूरा शब्इ-सुप्तिडन्तं पदम 
पा० १।४।१४, वर्णा: पद प्रयोगाहानन्वितकाथंबीधका 
>->सा० द० ९, रघ० ८।७७ 7!. कतं ०, ए० व० को 
छोड़ कर शेष सभी व्यंजनादि विभक्तिचिद्धों का 
साकेत्तिक नाम 2. वंदिक शब्दों को सन्धिविच्छेद करके 
पृथक्‌ २ रखना, वंदिक मन्त्रों का पदत्पाठानिर्धारित 


करना 3. बहाना--शि० ७।१४ व4. वगमल 
]5. (वाक्य का) प्रभाग या खंड 6. लम्बाई की माप 
]7. प्ररक्षा, संधारण या प्ररक्षण 48. शतरंज को बिसात 
पर बना वर्गाकार घर,--दः प्रकाश की किरण । 
सम०--अंकः,--चिह्लम पदछाप,--अंग॒ष्ठः पर का 
अँगूठा,-अनुग: अन गामी, सहचर,--अनुशासनम्‌ शब्द 
विज्ञान, व्याकरण,--अंत: शब्द का अन्त,---अन्तरम 
दूसरा पग, एक पग का अन्तराल--पदांतरे स्थित्वा-- 
श० १,--अब्जम--अंभोजम,---अर्राद्,---कमलम 
-+-पंकजम,--पद्मम चरणकमल, कमल जेंसे पग 
-अथे: 4, शब्द का अर्थ 2. वस्तु या पदार्थ 3. शीर्षक 
या विषय (नयायिक इसके आगे १६ उपशीर्षक 
गिनाते हैँ) 4. अभिधेय, वह वस्तु जिसका कुछ नाम 
रक्‍खा जा सके, प्रवर्ग, वशें० के अनुसार इन प्रवर्गों 
या पदार्थों की संख्या सात, सांख्यों के अनुसार २५, 
(या पतंजलि के अनयायिओं के अनुसार २७) और 
वेदान्तियों के अनुसार केवल दो ही ह,--आधघात 
पर का प्रहार या ठोकर,---आर्जिः पंदलूसिपाही 
>-आवलो शब्दों का समूह, शब्दों या पंक्तियों का 
अविच्छिन्न क्रम (काव्यस्य शरीर तावदिष्टाथव्यव- 
छिछन्ना पदावली--काव्या ० १॥/१०, मधरकोमलकांत- 
पदावलीं शण तदा जयदेवसरस्वतीम--गीत० १, 
- आसनम्‌ पादपीठ, पद रखने की चोकी,--क्रम 
चलना, क़दम रखना,--गः पैदल सिपाही,--च्युत्त 
(वि०) पद से हटाया गया, गद्दी से उतारा हुआ 
>-छेद,:--विच्छेद:,--विग्रहः शब्दों को अलग २ 
करना, पदच्छेद करना, वाक्य का संघटकों में पृथ- 
क्करण,--न्यासः ।. क़दम रखना, डगे भरना, पग 
रखना 2. पदचिह्ल 3. पैरों की एक मुद्रा विशेष 
2. गोखरु का पौधा,--पंक्तिः (स्त्री०) 4. पदचिद्ठों 
को क़तार--श० ३॥९, विक्रम० ४॥६ 2. शब्दों का 


क्रम--कि ० १०।३० 3. इंट, पवित्र इष्टका,--पाठ: 
बंदिक मंत्रों का एक विद्येषक्रम जिसमें मंत्र का प्रत्येक 
शब्द उच्चारणविकारों से निरपेक्ष होकर अपने म्‌ल- 
रूप में ही लिखा जाता है और इसी मलरूप में 
उच्चारण किया जाता है (विप० संहितापाठ ),-पात 
--विक्षेप: क़दम, (घोड़े का भी) क़दम,--भंजनम 
शब्दों का विग्रह, निरुक्षित.---भंजिका एक टीका जिसमें 
किसी संदर्भ के शब्द, पृथक २ किये जाते हैं तथा 
समासों का विप्रह कर दिया जाता हे ,-+माला जादू 
का ग्र,.--वत्तिः (स्त्री०) दी शब्दों के बीच अंतर 
या विराम । 

पदकम [ पद-+कन्‌ | क़दम, स्थिति, पदवी--दे० पद 
--कः कण्ठ का एक आभूषण 2. पद पाठ का ज्ञाता । 


पदवि:,-वी (स्त्री०) [ पद्‌+अवि वा डीष ] 4. रास्ता, 
मार्ग, पथ, बटिया (आलं०) पवन पदवी--मेघ० 
८, अनुयाहि साधपदवीम्‌--भर्ते ० २७७, "भले आद- 
मियों के पदचिह्नों पर चको--श० ४।१३, रघ० 
२।५०,७।७,८,११, १५॥९९, भतृं० ३।४६, वेणी० 
६।२७, इसी प्रकार यौवनपदवीमारूढ:--पंच्न ० 
१, वयस्कता प्राप्त की (अर्थात्‌ प्रा मनुष्य बन 
गया ) 2. अवस्था, स्थिति, दर्जा, मर्यादा, पदवो, पद 
3. जगह, स्थान । | 

पदात:, पदातिः [ पदुम्यामतति--अत--अच, इन्‌ वा] 
], पदल सिपाही--रघ्‌० ७।३७ 2. पंदल यात्री 
(पदल चलने वाला ) उत्तर० ५१२ । 


पदातिन (वि०) [ पदात-+-इनि ] . (सेना) जिसमें 
पंदल सिपाही हों 2. पंदछ चलने वाला (पं ०) पैदल 
सिपाही । 
पदिक (वि०) [ पादेन चरति--पाद-+प्ठन्‌ू, पादस्य 
पदादेश। | पंदल चलने वाला-- (पूं० ) पं दल आदमी 
पद्मम्‌ [ पदू+मन्‌ | !. कमल (इस अर्थ में पुं० भी) 
पद्मपत्रस्थितं तोय॑ धत्त मक्‍्ताफलश्रियम्‌---2, कमल 
जसा आमषण, 3. कमल का रूप या आक्ृति 4, कमल 
की जड़ 5. हाथी संड और चेहरे पर रंगीन निशान 
6. कमल के आकार खड़ी की हुई सेना 7. विशेषरूप 
से बडी संख्या (१००००००००००००००० ) 
8. सीसा,--हझ्मः . एक प्रकार का मंदिर 2. हाथी 
3. सॉप की एक जाती 4, राम का विशेषण 5. कुबेर 
के नौ खजानों मं से एक--दे० नवनिधि 6. एक 
प्रकार का रतिबंध, मंथन, -झा सौभाग्य की देवी 
लक्ष्मी, विष्ण की पत्नी (तं) पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे 
साम्राज्यदीक्षितम---रघु० ५। सम०--अक्ष (वि०) 
कमल जेसी सुन्दर आँखों वाला (--क्षः) विष्णु या 
सूर्य का विशेषण, (--शक्षम्‌) कमर गद्ठा--आकरः 
एक सिशाल सरीवर जिसमें कमल खिले हो 


( 


2, पोखर, पलल्‍्वल 3, कमलों का समह--भर्तें ० २।७३ 
-आलूयः जगत्स्रष्टा ब्रह्मा का विशेषण, (>नन्‍या) 
लक्ष्मी का विशेषण,---आसनम्‌ . कमल पीढठ--कु ० 
७।८६, 2. एक प्रकार का योगासन-उरूमू ले वामपाद 
पुनस्तु दक्षिणं पदं, वामो रो स्थापयित्वा तू पद्मासनमिति 
स्मृतमू, (नः) जगत्सख्रष्टा ब्रह्माका विशेषण,-आह्वम्‌ 
लोंग,-उद्धवः ब्रह्मा का विशेषण-कर:,-हस्त विष्ण का 
विशेषण ( रा,- सता) लक्ष्मी का नांम,--करणिका पदम 
का बीजकोश,-कलिका कमल का अनखिला फूल, कली 

--केशर:---कम्त कमलूफल का रेशा--कोश:,---कोष 
. कमल का संपुट 2. संपुटित कमल के आकार की 
उँगलियों की एक मद्रा,--खंडम ,--षण्डम कमलों 
का सम ह,--गंध,--गंधि (वि०) कमल की गंघवाला 
या कमल की सी गंघवारा,--गर्भे: . ब्रह्मा का 
विशेषण 2. विष्ण का विशेषण 3. सूय का विशेषण 
“गणा--गहा घन की देवी लक्ष्मी का विशेषण, 
--ज:,--जात:,---भयः,--भ :---योनिः,-संभवः कमल 
से उत्पन्न ब्रह्मा के विशेषण,--तंलु: कमल का रशंदार 
डंठल--नाभ:,--भि विष्णु का विशेषण--जालम्‌ 


कमल का डंठरू,--पाणि: [. ब्रह्मा का विशेषण 


2. विष्णु का विशेषण,--पुष्प: कणिकार का पौधा,. 


-बंधः एक प्रकार की कृत्रिम रचना जिससे शब्दी को 
कमल-फूल के रूप में व्यवस्थित किया हो-दे० काव्य० 
९,--उंघुः !. सूये 2. मघ्मक्सी,-राग:,--गम्‌ लाल 
माणिक्य, रघु० १३।५३, १७।२३, कु० ३।५३,-रेखा 
हथेली में (कमल फल के आकार की) रखायें जो 
अत्यन्त धनवान होने का लक्षण ह,--लांछन व. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. कुंबर का विशेषण 3. सूर्य और 
4. राजा का विशेषण (ना) !. घन की देवी लक्ष्मी 
का विशेषण 2. या विद्या की देवी सरस्वती का 
विशे षण---वासा लक्ष्मी का विशेषण । 


पद्मकस्‌ [ पद्म--कत्‌ ] !. कमलफल के आकार की व्यह- 
रचना में स्थित सेता 2. हाथी की संड और चेहर पर 
रंगीन स्थान 3. बठने की विशेष मद्रा । 

पद्मयक्तिनू (प०) [ पद्मक--इनि ] 7. हाथी 2. भोजपत्र 
का वक्ष । 

पद्याक्‍तो | पद्म-)-मतुप्‌, वत्वम, दीघंइ्च ] . लक्ष्मी का 
विशेषण 2. एक नदीं का नाम--मा ० ९।१ । 

पश्चिन्‌ (वि०) [ प्म-+-इनि ] . कमल रखने वाला 
2. चितकबरा. (पूं०) हाथी---नी 4. कमर का पौधा 
--सुरगज इव बिश्रत्‌ पद्मिनीं दंतकग्नामू--कु० ३। 
७६, रघ० १६।८८, मेघ० ३३, मालवि० २।१३ 
2. कमरफलों का समह 3. सरोवर या झील जिसमे 
कमल लगे हुए हों 4. कमऊझ का रशेदार डंटल 
5. हथिनी 6. रतिशास्त्र के लेखकों ने स्त्रियों के चार 


प्‌ 9४ ) 


भेद किये हैं उसमें प्रथम प्रकार की स्त्री, इनका लक्षण 
रतिमंजरी में इस प्रकार दिया हूं--भवति कमलवनेत्रा 
नासिकाक्षदरंध्रा अविरलकुचयग्मा चाष्केशी ऋशांगीं 
मृदुववनसुशीला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
पद्मिनी पद्मगंघा । 

पद्मेशयः [| पद्म शेते---शी -|-- अचू, अल० स० | विष्ण का 
विशेषण । । 
(वि०) [पद-+-यत्‌ |॥. पद या पंक्तियों वाला 
2. चरण या पद को मापने वाला,--ञ॑अः [. शद्र 
2. शब्द का एक भाग,--च्या पंगडडी, पथ, बटिया, 
“5जझासू (चार चरणों से युक्त) इलोक, कविता 
--मदीयपद्यरत्तानां मंजूपैषा मया कृता--भामि० 
'डाीडिफापद्योचतुष्पदी तच्च वृत्त जातिरिति द्विधा 
--छे० २ 2. प्रशंसा, स्तुति । 

पद्र [ पद्यतेन्‍स्मिन्‌ पद--रक्‌ ] गाँव । 

पद्ठ: | पद--व न्‌ |] 4. भूलोक, सत्य लोक 2. रथ 3. मार्ग । 


पन्‌ (म्वा० उभ०--पनायति-ते, पनायित या पनित) 
प्रशंसा करना, स्तुति करना--तु० पण । 

पनसः [ पनाय्यते स्तूयतेंडनेन देव:--पन्‌ +- असच्‌ |] . कट- 
हल का-व॒क्ष 2. कॉटा,--सम्‌ कटहुल का फल । 

पंथयक (वि०) [ पथि जात:--पधिन्‌-+-क्रन, पन्थादेश: | 
मार्ग म॑ उत्पन्न । 

पत्न (भू० क० कृ०) | पद्‌-+कत | . गिरा हुआ, डूबा 
हुआ, नीचे गया हुआ, अवतरित 2. बीता हुआ--दे ० 
पद्‌। सम०-गः साँप, सप्प--विपकत: पन्‍्नग 
फणां कुरुत--श० ६।३० (--गम्‌) सीसा, अरिः, 
“अद्यनः, नाशनः गरुड के विद्येषण । 

पषि: | पातिलोकमू--पिवति वा, पा+कि, द्वित्वम | 
चन्द्रमा । 

पपोी: [ पा-+-ई, द्वित्वं किच्च | !. चन्द्रमा 2. सू्य । 

पपु (वि०) [पा-+कु, द्वित्वम्‌ ] पालन-पोषण करन 
वाला, रक्षा करने वाला,--पुः (स्त्री०) धात्री माता, 
प्रतिपालिका । 

पंपा [पाति रक्षति महर्ष्षयादीन--पा० द्वित्वम मडागमइच 
मि० | दंडकारण्य का एक सरोवर-इदं व पंपाभिधानं 
सरः:--उत्तर० १, रघ० १३॥३०, भद्ठटि० ३॥७३ 
2. भारत के दक्षिण में एक नदी का नाम । 

पयस्‌ (नपुं०) [ पय्‌- असुनू, पा+-अखसुन्‌, इकारादेश्च | 
. पानी 2. दूध - पय: पान भजगानां केवल विषवधनम 
-हि० ३।४, रघ० २।३६, ६३, १४७८, (यहाँ दोनों 
अर्थ अभिप्रत हैँ) 3. वीय॑ (हश वर्णो से पृष पयस 
को बदल कर 'पपयो हो जाता ह)। सम०>-गरूू 
+डः 7. ओला 2. टापू,-घनम्‌ ओला,-चयः जलाशय 
या सरोवर,--जन्मन्‌ (पूं०) बादरल--दः बादल 
“-मेघ ० ७, रघ्‌ ० १ ४। २७,--सुहृद (पूं० ) मोर 


( ५७५ ) 


“+घरः . बादल 2. स्त्री की छाती--पद्मपयोधरतटी 
>गीत० १, बिपांड भिर्म्लनतया पयोधर:---क्ि० 
४२४, (यहाँ शब्द का अर्थ बादल भी है )--रघु ० 
१४॥२२ 3. ऐन औडी--रघु ० २।३ 4. नारियल का 
पेड़ 5. रीढ़ की हडडी,--घस्‌ (पु०) ।. समुद्र 
2. तालाब, सरोवर, जलाशय,--थि:,--निध: समुद्र 
ऋतु० २।७, नें० ४॥५०,--सच्‌ (१०) बादरू-रघु० 
२३। ३, ९।५,---गहू: बादरू,---रघ्‌ ० १।३६, 

पयस्य (वि०) [ पयसी धिकारः पयसः इदं वा-पग्रस्‌ 
-+यत | !. दूध से युक्त, दूध से बना हुआ 2. पानी 
से यक्‍त,--स्थः बिल्ली,--स्या दही । 

फ्यस्वल (वि०) | पयस्‌-+वलच | दूध से भरा हुआ 
यथेष्ट दूध देने वाला,--लः बकरी । 


पयस्विन्‌ (वि०) [ पयस --बविनि |] दृधिया, जल से युक्त 
>जनो १. दूध देने वालो गाय--रघु० २।२१,५४,६९५ 
2. नदी 3. बकरी <. रात । 
परयोधिकम [ पयोघधि--फ -+क | समद्रझाग । 
पयोष्णी (स्त्री०) विन्ध्यपर्वंत से निकलने वाली एक नदी 
(कुछ विद्वान इसे वतंमान 'ताप्ती' मानते हैं, परन्त 
ताप्ती की एक सहायक नदी 'पूर्णा हँ जिसकी 
'पयोष्णी के .साथ अभिन्नता अधिक संभव प्रतीत 
होती हं ) 
पर (वि०) [ प०--अप्‌, कर्तिरि अचू वा ] (जब सापेक्ष 
स्थिति बतलाई जाती है इस शब्द के रूप बिकल्‍्प से 
कतु ० संबो० अपा०, और अधि० म॑ सवबंनाम की 
भांति होते हैँ) !. दूसरा, भिन्न, अम्य--दे० “पर 
पुं० भी 2. दूरस्थित, हटाया हुआ, दूर का 3. परे 
आगे , के दूसरी ओर--्लेच्छदेशस्तत: पर:--मन्‌ ० 
२।२३, ७॥१५८ 4. बाद का, पीछे का, आगे का 
(प्रायः अपा० के साथ ) बाल्यात्परामिव दशां मदनों 
»््यवास--रघु ० ५।६३२, कु० १।३१ 5. उच्चतर 
श्रेष्ठ, सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणताम---रघ ० 
१५।२२, इन्द्रियाणि पराण्याहु--रिन्द्रिय म्यः परं मन 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध: परतस्तु सः--भग० २।४२३ 
6. उच्चतम, महत्तम, पृज्यतम, प्रमख, मुख्य, सर्वोत्तम 
प्रधान--न त्वया द्रष्टग्यानां पर दृष्टमू-श० २ 
'कि० ५१२८ 7. (समास में) आगे का वर्ण या ध्वनि 
रखने वाला, पीछे का 8. विदेशी, अपरिचित, अज- 
नवी 9. विरोधी, शज्रुतापूर्ण, प्रतिकुल। 0. अधिक, 
अतिरिक्त, बचा हुआ--जंसा कि परं॑ शतम्‌--एक 
सो से अधिक 4. अन्तिम, आखीर का 72. (समास 
के अन्त में) किसी वस्तु की उच्चतम पदार्थे समझने 
वाला, लीन, तुला हुआ, अनन्यभकत, पूर्णतः व्यस्त 
>-परिचयपिरः:-रघु ० १।९१, इसी प्रकार “ध्यानपर 
शोकपर, देवपर, चितापर आदि--र: . दूसरा, 


व्यक्ति, अपरिचित, विदेशी (इस अर्थ में बहुधा ब० 
व०) यतः परेषां गणग्रहीतासि--भाभमि० १।९, शि० 
२०।७४, दे० 'एक' “अन्य भी 2. शत्र, दृष्मन, रिपु 
उत्तिष्ठमानस्पु.परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता---शि० २। 
१०, पंच० २।१५८, रघृ० ३॥।२१,--रम्‌ उच्चतम 
स्वर या बिन्दु, चरम बिन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 
विशे०--कमं ०, करण०, और अधिं० के एक 
वचन के 'पर' शब्द के रूप क्रिया विशेषण की भांति 
प्रयकत किये जाते हँ--अर्थात्‌ (क) परम . परे, 
अधिक, में से (अपा० ), वर्त्मन: परम्‌- -रघु० १।१७, 
2. के पश्चात्‌ (अपा०) अस्मात्‌ परं--श० ४१९, 
ततः परम 3. उस पर, उसके बाद 4. परंतु, लोभी 
5. अन्यथा 6. ऊंची मात्रा में, अधिकता के साथ, 
अत्यधिक, पूरी तरह से, सवंथा--पर दुःखितोउस्मि 
--आदि 7. अत्यंत (ख) परेण . आगे, परे, अपेक्षा- 
कृत अधिक--किवा मत्यो: परेण विधास्यति---मा ० 
२।२ 2. इसके पश्चात्‌---मथयि त्‌ कृतनिधाने कि बिद- 


घ्या: परेण--महावी ० २।४९ 3. के बाद (अपा० के 
साथ) स्तम्य त्यागात्परेण८ःउत्तरवू २७, (ग) परे 
. बाद में, उसके परचात्‌--अथ त॑ दशाहतः परे 
--रघ० ८।७३ 2. भविष्य मं। सम०--अगम्‌ 
शरीर का पिछला,--अंगदः शिव का विशेषण,-अदन 
अरब या पशिया के देशों में पाया जाने वाला घोड़ा, 
--अधीोन (वि०) पराधीन, पराश्चित, परवशं, मनु० 
१०।५४,५३,--अंताः (पुं०, ब० व०) एक राष्ट्र का 
नाम,--अंतकः शिव का विशेषण--अन्न 
(वि०) दूसरे के भोजन पर निर्वाह करने वाला (छ्नम्‌) 
दूस रेका भोजन परिपुष्टता दूसरों के भोजन से 
पालन-पोषण याज्ञ० २।२४१ "'म्रोेजिन (वि०) 
दूसरों के भोजन पर निर्वाह करने वाला 
हि० १।१३९,-- अपर (वि०) . दूर और किकट 


दूर और समीप 2. पूव॑वर्ती और पश्चवर्ती 3. पहल 
और बाद में, पहले और पीछे 4. ऊंचा और नीचा 
सबसे उत्तम और सबसे खराब (-रम्‌) (त्तक० मं) 
महत्तम और लघृत्तम संख्याओं के बीच की वस्तु 
जाति (जो श्रेणी और व्यक्ति दोनों के मध्य विद्यमान 
हो ) ,--अमतम वुष्टि,--- अयथण ( अयन ) ( वि० ) 
4. अनु रक्त, भक्‍त, संसक्त 2. आश्रित, वशीभत 

तुला हुआ, अनन्यभकक्‍त, सवंथा लीन (समास के 
अन्त में )-प्रभघंनपरायण:---भत ० २॥५६, इसी 
प्रकार--शोक कु० ४।१, अरिनहोन्र आदि (-णम्र्‌ ) 
प्रधान या चरम उददेश्य, मख्य घ्येय, सर्वोत्तम या 
अन्तिम सहारा,--अर्थ (वि०) दूसरा ही उद्ृश्य या 
अर्थ रखने वाला, 2. दूसरे के लिए अभिप्रेत, अन्य 
के लिए किया हुआ (-थेंः) 7. सर्वोच्च हित या 


( ५७६ 


लाभ 2. किसी दूसरे का हित (विप० स्वार्थ) 

स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमनेकः सतामग्रीणी:-- 
सुभा०, रघृु० १।२९ 3. मुख्य अर्थ 4. सर्वोच्च 
उद्देश्य (अर्थात्‌ मंथन) (-थम,-थे) (अव्य० ) दूसरे 
के लिए,--अर्धभ्‌ !. दूसरा भाग (विप० पूर्वाघ) 
उत्तराध--दिनस्य पूर्वाधपराधंभिन्ना छायव मैंत्री 
खलसज्जनानाम---भतं ० २।६० 2. विशेष रूप से 
बडी सख्या अर्थात्‌ 4 ००,०0०००,०००,०००,०००,०००, 


वपणछछ . वम्मथा आम... ४.०० "गाना नानक. 3ततन.-]-3त- ..» लत  ' न 


एकत्वादि पराधेपयता संख्या--तकं० ,--अध्य (घि०) 
दूसरे किनारे पर होने वाला 2. संख्या में अत्यंत दूर 


का--हे मंतां वसन्तात्पराष्य:--शत ० 3. अत्यंत श्रेष्ठ, 
सर्वोत्तम, परम श्रेष्ठ, अत्यंत मल्यवान्‌, सर्वोच्च, 
परम-- रघ० ३॥।२७, ८।२७, १०।३४, १६।३९ शि० 
८।४५ 4. अत्यंत कीमती--शि० ४॥११ 5. अत्यंत 
सुन्दर, प्रियतम, मनोज्ञतम--रघ्‌ ० ६।४, शि० ३।५८ 
(-ध्यम) . अधिकतम 2. अनन्त या असीम संख्या 
-अवर (वि०) 7. दूर और निकट 2. सवेरी और 


अवेरी 3. पहले का और बाद का या आगामी 
4. उच्चत्तर और निम्नतर 5. परंपराप्राप्त--मन॒ ० 
१।१०५ 6. सर्वेसम्मिलित,.--अहः दूसरे दिन, 

अह्लः तीसरा पहर, दिन का उत्तराध भाग,---आचित 
(वि० ) दूसरे द्वारा पाला-पोसा हुआ (-तः) दास,-- 
आत्मन्‌ (पुं०) परमात्मा,---आयत्त (वि०) दूसरे के 
अधीन, पराश्नचित, पराधीन--परायत्तः प्रीते: कथमिव 
रस देत्त पुरुष:--मद्रा ० ३।४,-- आयस (पं०) ब्रह्मा 
का विशेषण,--आविद्धः . कुलर का विद्येषण 
2. विष्ण की उपाधि,---आश्रयः---आसंगः परावलंबन 
दूसरे की अघीनता,--आस्कंदिन (पंं०) चोर, लट रा, 
--इतर वि०) ॥. शत्रुता से भिन्‍न अर्थात्‌ मैत्री 
पृर्ण, कृपाल 2. अपना, निजी--कि० १।१४,--ईश 
ब्रह्मा का विशेषण,--उत्कषेः दूसरे की सम द्धि,--उप- 
कारः दूसरों की भलाई करना जनहित पिता, उदारता, 
धर्माथ--परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ,---उप- 


जापः शत्रुओं में फूट डालना,---उपरुद्ध: (वि०) श्र 
के द्वारा घेरा हुआ,-- ऊढा दूसरे की पत्नी,--एघधित 
(वि० ) दूसरे द्वारा पालित-पोषित (तः) . सेवक 
2. कोयल,--कलबत्नम्‌ दूसरे को पत्नी, -अभिगमनस्‌ 


व्यभिचार--हि ० १।१३५,-कार्यम्‌ दूसरे का व्यवसाय : 


या काम,--क्षेत्रम्‌ 4. दूसरे का शरीर 2. दूसरे का 
क्षेत्र--मन्‌ ० ९४९ 3. दूसरे की पत्नी-मनु० ३। 
१७५,--गामिस (वि०) 4. दूसरे के साथ रहने 
वाला 2. दूसरे से संबंध रखते वाला, 3. दूसरे के 
लिए लाभदायक,--ग्रंथिः (अंगुली आदि का) जोड़, 
गांठ,--चक्रम व. शत्रु की सेना, 2. शत्र के द्वारा 
आक्रमण ६ ईतियों में से एक,--छंदः दूसरे की इच्छा, 


मी मी मी की 


जी ं जि एंड री जब एमी तो हक जया 


आर च्ः & जज ब-ाऋ पलक: कह >पक/ जा -८८तपपपप८पपर८पर८८ः.. बह महज आऋूू ू--  आ५ जहा! 9 7. दाझ| अऋ- याडा बाः शा: जब्त का शा: 55 कि जप परन+9ूार--प्यका८- अंक की. बूू- जा. इलर. | आय बा .._____ _.४७४ लाया ७४७७७७७७७७४७७४७७३-३। अर. नीम +।- लीन ् हा हद हि. ८-5८ कक -मी मी कर ब्थ -। 


"नारा गृलन---------- मीन +०७००- पा... "का" "गन । आपका हयात 7 ०००--माहन-----मूनन |०मूएण [० झाइ-मालानाशााशान-ा। हानाया ॥-नाशाननात'.. जमा का. गगन "ना हार नाहन न. मूह 


) 


>“अनुवतेनम्‌ दूसर की इच्छा का अनगमन करना 
”:छिद्रम दूसरं की कमजोरी, दूसरे की त्रटि---जात 
(वि०) !. दूसरे से उत्पन्न 2. जीमिका के लिए 
दूसरे पर आश्वित (तः) सेवक,--जित (थि०) दूसरे 
से जीता हुआ (तः) कोयल,--तंत्र (वि०) दूसरे पर 
आश्चित, पराधीन, अनुसेवी,--दाराः (पुं०, ब० व० ) 
दूसरे की पत्नी,--दारिन्‌ (पुं०) व्यभिचारी, परस्त्री- 
गामी,--दुःखम्‌ दूसरे का कष्ट या दुःख--विरल: 
परदुःखदुखितो जन:, मह॒र्दाप परदुःखं शीतल सम्य- 
गाहु-विक्रम ० ४। १३,--देशः विदेश :,--देशिन (पुं०) 
विदेशी,--द्रोहिन -हषिध्‌ (वि०) दूसरों से घणा 
करने वाला, विरोबी, शत्रतापृर्ण--धनम्‌ दूसर को 
सर्पत्ति--धर्म: . दूसरे का धर्म-स्वधर्म निधन श्रेय 
परधर्मों भयावह:--भग० ३।३५ 2. दूसरे का कतंव्य 
या काय 3, दूसरी जाति का कतंव्य--मन्‌ ० १०। 


९७, --निपातः समास म॑ शब्द की अनियमित पदच- 
वर्तिता अर्थात्‌ भूतपूर्व: यहाँ अथे हूँ 'पृ्व॑ भूत: इसी 
प्रकार राजदंत:, अग्न्याहित: आदि,-- पक्षः शत्र का 
दल या पक्ष,--पदम्‌ . उच्चतम स्थिति, प्रमुखता 
2. मोक्ष,-पिड: दूसर का भोजन, दूसरों से दिया गया 
भोजन अद्‌ (वि०) वह जो दूसरों का भोजन कर या 
जो दूसरे के खर्च पर जीवन निवह कर (पुं०) सेवक 

(वि०) दूसरे के भोजन पर पलने वाला,-- पुरुष 
. दूसरा मनृष्य, अपरिचित 2. परमात्मा, -विष्ण 
3. दूसरी स्त्री का पति,--पुष्ट (वि०) दूसरे के द्वारा 
पाला पोसा हुआ (-ष्टः) कोयल महोत्सबः आम का 
वृक्ष. पुष्टा 4. कोयल 2. वेश्या, रंडी,- पूर्वा वह 
स्‍त्री जिसका दूसरा पति हो,--प्रेष्यः सेवक, घरेल 
तौकर,--ब्रह्मनू (नपुं ०) परमात्मा,--भागः !. दूसरे 
का हिस्सा, 2. श्रेष्ठ गण 3. सौभाग्य, समद्धि 4 
(क) सर्वोत्तमता, श्रेष्ठता, सर्वोपरिता--दुरधिगम: 
परभागो यावरत्पुरुषंण पौरुषं न क्ृतम--पंच ० १।३३०, 
५३४, (ख) अधिकता, बाहुलय, ऊचाई-- स्थलकमल- 
गंजनं मम हृदयरंजनं जनितरतिरंगपरभागम--गीत० 
१०, आभाति लब्धपरभागतयाधरीोष्ठ-- रघु ० ५।७९ 
कु० ७।१७, कि० ५३०, ८।४२, शि० ७।३३, ८।५१, 
१०।८६,--भाषा विदेशी भाषा,--भुक्त (घ्ि०) दूसरे 
के द्वारा भोगा हुआ,--भूत (प०) कौवा (क्योंकि 
यह दूसरे का-अर्थात्‌ कोयरू का पालन-पोषण 
करता है ),--भतः- तत कोयल (क्योंकि यह दूसरे 
के द्वारा अर्थात्‌ कौवे से पाली पोसी जाती हूँ) तु० 
श० ५॥२२, कु० ६।२, रघ० ९|४३ श० ४९, 
5 सत्यः कोवा,--रमण: विवाहित स्त्री का यार था 
जार--पंच० १।१८०,--लछोकः दूसरा (आगामी) 
दुनिया--कु० ४।१०--कु ० ४।१० विधिः अन्त्यष्टि 


( ५७७ ) 


संस्कार,--वश --बइय (वि०) दूसरे के अधीन, परा- 
श्रवित, --वाच्यम्‌ दोष या त्रटि,--वाणि: . न्यायकर्ता 
2. वर्ष 3. कातिकेय के मोर का नाम,-वादः ॥. 
अफवत्राह, जनश्रुति 2. आपत्ति, विवाद--वादिन्‌ (प॒ं०) 
झगड़ाल विवादी,--ब्रतः घृतराष्ट्र का विशेषण, 
>+इ्वस (अव्प० ) परसों (आगामी ) ,--संज्ञकः आत्मा 
“>>स्वर्ण (वि०) (व्या» में) अग्रवर्ती वर्ण का 
सजातीय,-सेवा दूसरे को सेवा,--स्त्री दूसरे की पत्नी, 
“ह्वम्‌ दूसरे को संपत्ति--रघु० १४२७, मनु० 
७।१२३ हरणम्‌ दूसरे की संपत्ति हर लेना,--हन 
(वि०) शत्रुओं को मारने वाला,--हितम्‌ दूसरे का 
भला । 

परकीय (वि०) [परस्य इृदम्‌--पर--छ, कुक] !. दूसरे 
से संबंध रखने वाला--अर्थों हि कन्या परकीय एव 
>+शे० ४।२१, मन्‌० ४॥२०१,--था दूसरे को पत्नी 
जी अपनो न हो, नाथिकाओं के तीन मख्य प्रकारों 
से एक-+-दे० अन्यस्त्री' और सा० द० १०८ । 

परंज: (१०) . तेल कोल्हू 2. तलवार का फल । 

परंजन:, परंजथः [परस्याः पश्चिमस्याः दिशोज न: स्वामी 
नि०, पर+-जि-+-अच्‌, मम्‌ | वरुण का विशेषण । 

परत: (अव्य०) [ पर-+तस्‌ |] [. दूसरे से--भामि० 

. १।१२० 2. शत्र से रघू० ३४८ 3. आगे, अपेक्षाकृत 
अधिक, परे, बाद, ऊपर (प्रायः अपा० के साथ) 
>जद्धे: परतस्तु सः--भग० ३॥४२ 4. अन्यथा 5. 
भिन्न प्रकार से । 

परत्र (अव्य०) |[पर-+-त्र] . दूसरे लोक में, भावी जन्म 
में-परत्रेह च शर्मेणे- -रघ० १॥६९, कु० ४॥३७, मन ० 
३।२७५, ५११६६ ८।१२७, उत्तर भाग में, आगे या 
बाद में 3. आने वाले समय में, भविष्य में । सम० 
--भीरु: परलछोक के भय से विस्मित हो, धम त्मा 
पुरुष । 

परंतव (वि०) [परान्‌ शत्रुत॒ तापयति--पर --तप्‌ -+- णिच्‌ 
+खंच, ह्ृस्वः, मम च] दूसरों को सताने वाला 
अपने श्त्रओं का दमन करने वाला--भग० ४२, 
रघ॒० १५।७,--पः शूरवीर; बिजता । 


परम (वि०) [पर परत्व॑ माति-क तारा०] ६. दूरतम, 
अन्तिम 2. उच्चतम, सर्वोत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ, महत्तम 
--प्राप्नोति परमां गतिम--मन्‌ ० ४॥१४, ७।१ 
२।१३ 3. मख्य, प्र धान, प्राथमिक, सर्वोपरि--मन ० 
८।३०२, ९।३१०९ 4. अत्यधिक, अच्तिम 5. यथ॑ष्ट 
पर्याप्त.---मम्॒ सर्वोच्च या उच्चतम मख्य या प्रमख 
भाग (समास के अन्त मं), प्रवानतया यकक्‍त, पूर्णत 
संलग्न--कामोपभोगपरमा एलचावदिति निश्चिता 
5ःरभग० १६।११, मनु० ६।९६,--मम्‌ (अव्य०) . 
स्वीकृतिबोधक, अंगीकार या सहमति बोधक, अव्यय 


७१ 


(अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा ही )--तत: परम 
मित्य क्ता प्रतस्थे मनिमंडलम--कु० ६।३५ 2. अत्य- 
घधिक, अत्यन्त परमक्रद्ध'ं आदि०। सम०-- अंगना 
श्रेष्ठश्री---अणु: अत्यण, अत्यल्पमात्रा का अणु--रघु ० 
१५।२२, परगण परमाणन पव॑तीकृत्य नित्यममू--भत्‌ ० 
२।७८, पृथ्वी नित्या परमाणरूपा--तक ० ,(१रमाणु 
की परिभाषा-जालांतरगते रश्मौ यत्सुक्ष्म॑ दृश्यते 
रज:, तस्य त्रिशत्तमो भाग: परमाणु: स उच्यते ।) 
--अद्ृतम . परमात्मा 2. विशद्ध एकेश्वरवाद 
5”अज्लम्‌ खीर, दूध में पके हुए चावल,--अर्थ: । 
सर्वोच्च या नितांत अलोकिक सत्य, वास्तविक आत्म- 
ज्ञान, ब्रह्म या परमात्मासंबंधो ज्ञान--रघु० ८।२२, 
महावी० ७।२ 2. सचाई, वास्तविकता, आन्‍्तरिकता 
>-परिहासविजल्पितं सख परमार्थन न ॒ग्रह्मताँ 
वच:--श० २॥१८, (प्राय: समास में प्रयकक्‍त 
होकर सत्य वास्तविक अर्थ प्रकट करता ह) 
मत्स्या:--रघ्रू० ७।४० महावी० ४३० 
कोई श्रेष्ठ या महत्त्वपूर्ण पदार्थ 4. सर्वोत्तम अर्थ 
--अर्थतः (अव्य०) सचमुच, वस्तुतः. यथाथत:, 
सत्यतः--विकारं रवल परमाथतोज्ाञात्वाध्नारंभ 
प्रतीकारस्य--श० ४, उवाच चने परमाथतो हर 
न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम---कु० ५।७५, पंच० 
१॥१३६,--अहः श्रेष्ठ दिन,--आत्मन (पुं०) सर्वोपरि 
आत्मा या ब्रह्मम--आयपद (स्त्री०) अत्यंत भारी संकट 
या दुभग्य,--ईद्वः विष्णु का विशेषण, 2. इन्द्र की 
उपाधि 3. शिवका विशेषण 4. सवशक्तिमान पर- 
मात्मा का विशेषण,--ऋषिः उच्चाकोटिका ऋषि, 
--ऐश्वयंम सर्वश क्तिमत्ता, सर्वोपरिता,-गतिः (स्त्रो० ) 
मोक्ष, निर्वाण--गवः श्रेष्ठहजाति का बेल या गाय 
--पदम !. सर्वोत्तम स्थिति, उच्चतम दर्जा 2. मोक्ष, 
--पुरुष:,-पुरुष: परमात्मा,--प्रव्य (वि०) प्रसिद्ध 
विख्यात, - ब्रह्मन (नपं ० ) परमात्मा,--हँसः उच्चतम 
कोटि का संन्‍्यासी, वह जिसने भावात्मक समाधि 
के द्वारा अपनी इन्द्रियों का दमन करके उनको वश 
में कर लिया हं--तु० कुटीचक । 
परमेष्ठः [ परम +इष्ठन ] ब्रह्मा का विशेषण । 
परमेष्ठिन (पं के ) [ परमेष्ठ ---इनि | !. ब्रह्मा की 2. शिव 
की 3. विष्णु की 4. गहड की 5. और अग्नि की 
उपाधि 6.,कोई भी आध्यात्मिक गरु । 


परंपर (वि०) [ परंपिपति पृ--अच्‌, अलु० स० | !. एक 

के बाद दूसरा 2, पूर्वानुपर, उत्तरोत्तर,--रः प्रपोत्र 
छन्‍न, छूंखला, नियमित सिलसिला 
आनपूृव्य,--महतीयं॑ खल्वनर्थपरफ्रा--का ० १०३, 
कर्णवरंपरया “एक कान से दूसरे कान मे सुन सुना 
कर, परंपरया आगम्‌ “नियमित परम्परा के क्रम से 


( ५७८ ) 


प्राप्त होना 2. (नियमित वस्तुओं की) पंक्ति, 
कतार, संग्रह समृह-तोयांतर्भास्करालीव रेजे म॒नि 
परपरा---कु० ६।४९, रघृ० ६।५, २५,४०, १२।५०, 
3. प्रणाली, क्रम, सुव्यवस्था 4. वंश, कुटुंब, कुल 
5, क्षति, चोट, मार डालना । 


परंपराक (वि०) [ परंपरया कार्यत प्रकाशते--क--क |] 


यज्ञ में पशु का वध करना । 


परंपरीण (वि०) [ परंपर-+-ख |] उत्तराधिकार में प्राप्त, 


आनुवंशिक-- लक्ष्मी परपरीणां स्वं॑ पुत्रपौन्नीणतां नय- 
भट्टि० ५११५ 2. परंपराप्राप्त । 


परवत्‌ (वि०) [ पर--मतृप्‌ मस्य वः ] !. पराधीन, दूसरे 


के वश में, आज्ञापालन के लिए तत्पर--सा बाला 
परवतीति में विदितम---श ० ३॥२, भगवन्परवानय 
जन:---रघ्‌० ८।॥८१, २॥।२६, (प्रायः करण० या 
अधि० के साथ ) श्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वं--रघु० 
१४॥५९ 2. शक्ति से वंचित, निःशक्त -परवानिव 
शरीरोपतापेन-मा० ३ 3. पूर्णह्प से (दूसरे के) अधीन 
जो स्वयं अपना स्वामी न हो, विजित, पराभ त-- 
विस्मयन प्रवातस्मि--उत्तर ० ५, आनंदेन परवानस्मि 
--उत्तर ० ३, साध्वसेन--मा० ६ । 


परवत्ता [ पखत्‌-+-तलू-+ टाप्‌ ] दूसरे की अधीनता, परा- 


घीनता, विक्रम ० ५१७ ।' 


परज्ञः | स्पृशति इति पृषो ० ] पारसमणि जिसके स्पर्श से, 


चक्की 


कहा जाता है कि लोहा आदि दूसरी घातुएँ सोना 
बन जाती हैं, संभक्‍त: यह दार्शनिकों का पारस- 
पत्थर है । 


परशः [ पर श्रणति---श्ृू + कु डिच्च | कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी, 


कुठार फरसा--तजितः परशुधारया मम--रघु० ११ 
७८ 2, शस्त्र, हथियार 5, बदत्चर | सम०-घधरः 
3. परशराम का विशेषण 2. गणेश की उपाधि 
3. कुठारधारी संनिक,--राम: कुटठारधारी राम' एक 
विख्यात ब्राह्मणयोद्धा जो जमदग्नि का पुत्र और 
विष्णु का छठा अवतार था (इसने अपनी बाल्या- 
वस्था में ही अपन पिता की आज्ञा से जब कि उसके 
भाइयों में से कोई भी तंयार न हुआ, अपती माता 
रेणुका का सिर काट डाला--दे० जमदग्नि । इसके 
पदचात्‌ एक बार राजा कातंवीय, जमदग्नि के आश्रम 
में आये और उसकी गौ को खोलकर ले गये । परन्तु 
घर आने पर जिस समय परश्राम को पता लगा 
तो वह कातंवीय से लड़ा और उसे मयलछोक पहुँचा 
दिया । जब कातंवीर्ष के पुत्रों ने सना तो वह बड़े 
ऋद्ध हुए--फलत: बे आश्रम में आये और जमदग्नि 
को अकेला पाकर उसे मार डाला । जब परशराम-- 
जो कि. इस घटना के समय आश्रम में नहीं था, 
वापिस आया, तो अपने पिता के वध का समाचार 


सुन अत्यंत क्षुब्ध हुआ, उसी समय उसने समस्त 
क्षत्रिय जाति का उन्मलन करने की भीषण प्रतिक्षा 
की । वह अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल 
हुआ, करते हैं कि उसने इस पृथ्वी को इक्कीस वार 
क्षत्रिय जाति से मक्‍त किया | वह क्षत्रिय जाति का 
नाशकर्ता बाद में दशरथ के पुत्र राम के द्वारा जब 
कि वह केवल सोलह ही वर्ष के थे (दे० रघु० ११। 
६८,९१) परास्त किया गया । कहते हे कि कातिकेय 
की शक्ति से ईष्यां होने के कारण उसने क्रौंच पर्वत 
को भी एक बार तीरों से बींध दिया---तु० मेघ० 
५७; सात चिरजीवियों में इनकी भी गिनती हैं, 
विश्वास किया जाता हैं कि परशराम अब भी महेन्द्र- 
पर्वेत पर बेंठ तपस्या कर रहे है--तु० गीत० १, 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं स्तपयसि पयसि शमित- 
भवतापम्‌, केशव धृतभुगपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ 


परशइ्व (स्व) धः [| पर-+श्वि-+-डज"-परदवः, तंदधाति 


>>धा-+-क; नि० शस्य सत्वम्‌ ] कुल्हाड़ी, कुठार, 
फरसा-धारां शितां रामपरइवधद्य संभावयत्य त्पल- 
पत्रसा राम---रघ्‌ ० ६।४२ | 


परस्‌ (अव्य०) | पर--असि | (श्रेण्य संस्कत में इसका 


स्वतंत्र प्रयोग बिरल हैँ) !. परे, आगे, और भी 
2. इसके दूसरी ओर 3. दूर, दूरी पर 4. अपवाद रूप 
से। सम०--क्ृष्ण (वि०) अत्यन्त काला,--प्रुरुष: 
(धि०) मनुष्य से लंबाया ऊँचा--शत (वि०) सो 
से ।स्‍धिक--कि० १३॥२६, शि० १२।५०,--श्दस्‌ 
(अव्य ) आगामी परसों,--सहस्न (वि०) एक हजार 
से अधिक---परः सहस्रा: शरदस्तपांसि तप्त्वा-उत्तर० 
१।१५, परः सहन: पिशाच:--महावी ० ५१७ । 


फ्रस्तात (अव्य०) [ पर--अस्ताति ] !. परे, के दूसरी 


ओर, और आगे (संब० के साथ )--आदित्यवर्ण 
तमस: परस्तातू--भग० ८।९ 2. इसके परचात्‌, बाद 
बाद में 3. अपेक्षाकत ऊँचा । 


परस्पर (धि०) [ परः परः इति विग्रहे समासव-ड्भावे पूबर- 


पदस्य सु: ] आपस में--परस्परां विस्मयव न्ति लक्ष्मी 
मालोकयां चक्ररिवादरेण-- भट्टि ० २।५, (सवे० वि०) 
अन्योन्य, एक दूसरा (केवल ए० ब०, में प्रयक्त 
--प्राय: समास में) परस्परस्योपरि पयचीयत 
--रघ० ३।२४, ७।३५, अविज्ञातपरस्पर! अपसपें: 
-7१७।५१, परस्पराक्षिसादश्यम---१।४०, र।२४, 
विशे ० "एक दूसरे के विरुद्ध आपस में 'एक दूसरे से' 
'एक दूसरे के द्वारा इतरेतर के रूप में' आपस में 
आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए इस शब्द के कम ० 
करण ० और अपा० के एक वचन के रूप क्रियाविशेषण 
कीं भाँति प्रयक्‍त होते हं--दे० भग० ३।११, १०॥९, 
रघ० ४॥७९, ६।४६, ७।९७, ९१, १२।१४। 


( ५७९ ) 


परस्मेपदम, परस्मभाषा [ परस्म परार्थ पद॑ भाषा वा ] 
दूसरे के लिए प्रयक्‍त वाच्य, क्रिया के दो रूपों म॑ से 
(परस्मे तथा आत्मने) एक जिसमें कि संस्कृत की 
धातुओं के रूप चलते हूं । 

परा (अव्य०) [ पृ+अचन्‌ +टाप्‌ ] दर पीछे “उल्टे क्रम 
से' एक ओर की ओर' अर्थो को प्रकट करने के 
लिए धातु या संज्ञा से पूवं ऊगने वाला उपसग। 


गण० के अनुसार परा” के अर्थ निम्नलिखित हैं 


-7. मार डालना, आधात करना आदि (पराहत) 
2. जाना (परागत ) 3. देखना, सामना करना (परा- 
वृष्ट) 4. पराक्रम (पराक्रान्त) 5. की ओर निदेश, 
(परावृत्त ) 6. आधिक्य (पराजित) 7. पराधीनतता 
(पराधीन ) 8. उद्धार, मुक्ति (पराकृत ) 9. प्रतीपक्रम 
पीछे की ओर (पराड््मख ) 0. एक ओर रख देना, 
अवहेलना करना । 


पराकरणम्‌ [ परा+क-+ल्यूद्‌ ] एक ओर रख देने की 
क्रिया अस्वीकार करना, अवह्ेलना करना, तिरस्कत 
करना । 

पराक्रम: [ परा+क्रमू+ धझणा ] !. श्रवीरता, बहादुरी 
साहस, शोय पराक्रम: परिभवे-शि ० २।४४ 2. विरोधी 
अभियान करना, आक्रमण करना 3. प्रयत्न, कोशिश, 
उद्यौग 4. विष्ण का नाम । 

परागः [ परा+गम्‌ +ड | [. पृष्पराज,--रुफटपरागप- 
रागतपंकजम--शि ० ६।२, अमर ५४ 2. घलि-रघ ० 
४|३० 3. स्नान के पश्चात्‌ सेवन किया जाने वाला 
सुगंधित चरण 4. चन्दन 5. सय या चन्द्रमा का ग्रहण 
6. यश, प्र सिद्धि 7. स्वाधीनता । 

परांगवः | परांग प्रचरशरीरं वाति प्राप्नोति--वा+क |] 
समद्र । 

परा(रां)चू (थधि०) (स्त्री? ची) | परा--अंच्‌ 
+क्विन्‌ ] !. परे या दूसरी ओर स्थित, ये चामष्मा- 
त्परांचों लोका: - छां० 2. मेँह मोड कर (पराडमख ) 
शि० १८।१८ 3. जो अनकल न हो, प्रतिकल-दैवे 
पराचि भामि० १।१०५ या-दवे पराग्वदनशालिनि 
हँत जाते-३।१ 4. दूरस्थ 5. बाहरकी ओर निदेशित। 
सम०--मुख (धि०) (पराड्ममखीनाननेतुमबला 
सतत्वर--रघ० १९।३८, अमरु ९० मन० २।१९५, 
१०।११९ 2. (क) बिमुख, उलट-मात्‌ने केवल 
स्वस्या: श्रियोध्प्यासीत पराइमख:--रघ० १२।१३, 
(ख) उदासीन, कतरान वाला, टाल जाने वाला 
-प्रवृत्तिपराह्म खो भाव:--विक्रम० ४।२०, श्ञ० 
५।२८ 3. प्रतिकक, अन॒कल--तनरपि न ते दोषो5- 
स्माक्॑ विधिस्तु पराडम्‌ खः---अमरु २७ 4. उपेक्षा 
करने वाला--मत्यष्वास्थापराड्मखः-रघ्‌ ० १०।४३ । 

पराचीोन (थि०) [ पराच--ख ] विरूद्ध दिद्या मं मड़ा 


हुआ, विमुख 2. पराइमख, अरूचि रखने वाला 3 
परवाह न करने वाला, उपेक्षा करने वाला 4. बाद 
हीने वाला, उत्तरकालमभव 5. दूसरी ओर स्थित, 

परे हीने वाला । 

पराजयः [ परा--जि-+अच ] !. परास्त करना, बिजय 
जीतना, अधीनीकरण, हार--रध० ११॥१९, मन० 
७।१९९ 2. परास्त होना, सहन करने के योग्य न 
हीना (अपा० के साथ) अध्ययनात्पराजय: 3. हारना 
हार, असफलता (मुकदमे आदि में) अन्यथावादिनो 
(साक्षिण:) यस्य ध्रुवस्तस्य पराजय:--याज्ञ ० २।७९ 
4. पदच्यति, वंचना 5. परित्याग । 

पराजित (भू० क० कृ०) [ परा+जि+क्त ] जीता 
हुआ, वश म॑ किया हुआ, हराया हुआ 2. कानन 
द्वारा दष्डित, (मकदमे में) हारा हआ, पछाड़ा हुआ । 

परान (ण) सा [ वरा+अन्‌ (ण्‌)--अस--टाप ] औष- 
धीय चिकित्सा, वेय, हकीम या डाक्टर द्वारा इलाज 
वेद्य का व्यकसाय । 

पराभद: [ परा-+-भ-+अप |] !. (क) हार, असफलता 
पराजय-पराभवो ह्त्यत्सव एव मानिनाम-कि० १।४१ 
(ख) मानभंग, मानमर्दन, प्रतिष्ठाभंग-- कुबे रस्य 
मन: शल्य शंसतीव पराभवम--कु० २॥२२९, तद 
पदपल्लवव रिपराभवमिदमन भवतु सुवेशम्‌--गीत ० 
१२ 2. धणा, अवहेलना, तिरस्कार 3. विनाश 4 
लोप, वियोग (कभी-कभी 'पराभाव' भी लिखा 
जाता हू )। 

पराभतिः (स्त्री०) [ परा-+भू-+क्ितिन्‌ | दे० 'पराभव । 

परामहों: [ परा--- मश्‌--घजा | !. पकड़ लेना, खींचना 
- जैंसा कि केशपरामश में 2. झुकाना या (धनुष) 
का तानना 3. हिंसा, आक्रमण, हमला- याज्ञसेन्या: 
परामशों:---महा० 4. बाधा विध्न--तपः परामशेवि- 
वद्धमन्यो: --कु० ३।७१ 5. घ्यान करना, प्रत्यास्मरण 
6. विचार, विमशे, चिन्तन 7. निर्णय 8. [(तकं० में) 
घटाना, निशंचय करना कि अपना पक्ष या विषय सहे- 
तक हँ-व्याप्तिविशिष्ट पक्षधमंताज्ञा नं परामर्श:-तके० 
या-व्याप्तस्यथ पक्षधरमंत्वधी: परामशं. उच्यते 

भाषा० ६६ | 

परामृष्ट (भू० क० कृ०) [ परा+मश्‌-+क्‍्त | ?. छूआ 
गया, हाथ लगाया गया, दबोचा गया, पकड़ा गया 
2. रूखा व्यवहार किया गया, दृबष्यंवहार किया गया 
3. तोला गया, विचार किया गया, क॒ता गया 4. 
सहन किया दया 5. संबद्ध 6. (रोग से) ग्रस्त--दे ० 
परा पूवक 'मथ'। 

परारि (अव्य० ) [ पृव॑तरे वत्सरे इत्यथ परभावः आदि च 
संवत्सरे | पर्वंतर वर्ष में, विगतवर्ष में, परियार साल । 

परायण दे० 'पर”' (पर -+-अयन ) के नीचे । 


( ५८० ) 


परावते:, परावृत्ति: | परा+वृत्‌ +-घञठा , क्तिन्‌ वा ] 
पीछे मड़ना, वापसी, प्रत्यावतंन 2. अदल-बदल, विनि 
मय 3. पुनः प्राप्ति 4. (कान्‌न में) दण्ड या सजा 
की उलट-पलट । 

पराशर: [ परान्‌ आश्यृूणाति - शु--अच ] एक प्रसिद्ध 
ऋषि का नाम जो व्यास के पिता तथा एक स्मृति- 
कार थे। 

परासम्‌ | परा+अस्‌ +घणञा_ |] रांगा, टीन | 


परासनम॒ [ परा --अस -+ल्यद | बध, हत्या । 

परासू (वि०) | परागता:ः असवो यस्य प्रा० ब॒०स० | 
निजीव, मृतक, प्राक्‌ परासुद्धिजात्मज: -रघु० १५। 
५६, ९।७८ | 

परास्त (भू०क० क्ृ०) [ परा--अस--क्त ] 4. फेंका 
हुआ, डाला हुआ 2. निष्कासित, निकाला हुआ 3. 
अस्वीकृत 4. निराक्ृत, त्यक्त 5. हराया हुआ । 

पराहत (भू० क० कृ०) | परा+हन्‌ +क्त | 7. पटका 
हुआ, पछाड़ा हुआ 2. पीछ हटाया हुआ, पीछ ढकेला 
हुआ, - तम्‌ प्रहार, आघात । 


परि (अब्य०) [ प्‌+इन्‌ | (कभी-कभी बदलकर 'परी 
भी हो जाता हूँ, जैसे कि 'परिवाह या 'परीवाह, 
परिहास या परोहास' में) यह उपसगे के रूप में धातु 
या संज्ञाओं से पर्व लगकर निम्नांकित अर्थ प्रकट 


करता है .-- (क) चारों ओर, इधर उधप, इदंगिद : 


(ख ) बहुत, अत्यन्त 2. पृथक्‍करणीय अव्यय (संबें० 
बोध०) के रूप में निम्नांकित अर्थ ह. (क) की ओर 
की दिशा में, की तरफ, के सामने (कम० के साथ) 
वक्ष परि विद्योतते विद्यत्‌ (ख) क्रमश:, अलग २ 
करके (कम० के साथ ) वक्ष वक्ष परि सिंचति, 'वह 
एक वृक्ष से दूसरे वक्ष को सींचता हैं (ग) हिस्से 
में, भाग्य में (कमं० के साथ) 
मां परि स्यात्‌ “जो मरे भाग्य में बदा हो, लक्ष्मीह रि- 
परि--सिद्धा ० (घ) से, में से (ड) सिवाय, (अपा० 
के साथ ) परि त्रिगर्तेम्यो वष्टों देय:-- या--पर्यनंतात्‌ 
त्रयस्तापा:--वोप० (च) बीत जाने के बाद (छ) 
फलस्वरूप 3. क्रिया विशेषण उपसगं के रूप में संज्ञाओं 
से पूर्व लग कर. जब कि क्रिया से सीधा संबंध न हो 
बहुत अति' अत्यधिक! “अत्यन्त” आदि अर्थ प्रकट 
करता ह जसा कि पयश्र (आँसू ढरकना) में. इसी 
प्रकार परिचतुदेशन. परिदौबेल्य 4. अव्ययीभाव 
समासों से पूर्व 'परि! का निम्तांकित अर्थ होता हैं 
(क ) बिना. सिवाय. के बाहर, इसको छोड़ कर 
जैसा कि परित्रिगर्त वष्टो देव:---या० १११२, 
६॥२।३३, पा० २।१॥१० के अनुसार “परि' अक्ष 
शलाका या संख्या वाचक शब्द के पश्चात्‌ अव्ययी भाव 
समास के अन्त में प्रयक्‍त होता ह यदि पासा उलट 


'िान--_ः गाया का." . नि... "काका. कमर... 0--छ..र......क अन्न नया आचननननं न >>. 
|] 


हनन कक... कम ऋाममूछुछ अमल» 9 3. 


यदत्र 


मर कु ू्लरत हक हिल्‍ हि करा शा. कलाम हा धाक। मा 6. परम 


यारा ०ाााा.. मु. हम. राम हराम जाम 9 करा 


जाने के कारण या दुरभाग्यदश हार या पराजय ही 
जाय [( द्यूतव्यवहारे पराजय एवायं समास: )--उदा० 
अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि--तु ० अक्षपरि (ख़ ) 
इद दिदे, चारों ओर, घिरा हुआ जसा कि 'पयंग्नि 
में ( ज्वालाओं के बीच में ) 5. कमंधारय समास के 
१न्त में परि' का अर्थ हे श्रान्त', क्लात' ''उबा हुआ' 
जेसा कि 'पय॑धघ्ययन --परिग्लानो5ष्ययनाय में | 

परिकथा [ प्रा० स० ] आख्यानप्रिय व्यक्ति के इतिवत्त 
तथा उसके साहसिक कार्यों को बतलान वाली रचना 
काल्पनिक कथा । 

परिकंपर्[ प्रा० स० ] (. भारी त्रास 2. प्रचंड कंपकपी, 
या थरथ राहट-- महावी ० २२७ । 

परिकरः | प्रा० स० | ?! परिजन, अनचर वर्ग, नौकर- 
चाकर, अनयायिवर्ग 2. समच्चय, संग्रह, समह-रत्न ० 
३॥५ 3. आरंभ, उपक्रम भत० १।६ 4. परिधि 
कटिबंध, कटिवस्त्र-अहिपरिकरभाज:--शि० ४।६५, 
परिकरं बंध (कू) कमर कसना, तंयार होना, किसी 
कीाय के लिए अपने आपको सज्जित करना-बध्नन्स- 
वेग परिकर---का० १७०, कृतपरिकरस्य भवाददस्य 
त्रलोक्यपपि न॒क्षम परशिपथीमवितुम-वेणी ० ३, गंगा ० 
४७, अमरु० ९२ 5. सोफा 6. (सा० श्ञा० मं०) 
एक अलंकार जिसके सार्थक विशेषणों का उपयोग 
होता ह--विशेषण यंत्साकृतरक्ति: परिकरस्तु सः 
काव्य ० १०, उदा० सुधांशकलितोत्तंसस्तापं हरतु व: 
शिव:--चन्द्रा ० ५।५९ 7. (नाट्य० में नाटक की वस्तु 
कथा में आने वाली घटनाओं का परोक्षसचन, “बीज' 
का मलतत्त्व, दे” सा० द० ३४० 8. निर्णय । 


परिकत (प०) [ प्रा० स० ] वह पुरोहित जो बड़े भाई 
के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई का धिवाह संस्कार 
करता ह--परिकर्ता याजक:--हारौत, तु० परिवेत॒ । 

परिकर्सन्‌ (पुं०)- | परि+कृ-+-मन्तिनू| सेवक--नपु० 
>-शरीर को चित्रित या सुगंधित करना, वेयक्तिक 
सजावट, अलकृत करना, प्रसाधन--क्वताचार परि- 
कर्माणम--श ० २ 2. परों म॑ महावर लगाना-कु० 
४|१९ 3. सज्जा, तयारी 4. पूजा, अचना 5. (योग० 
मे) शुद्ध करना, पवित्रीकरण, मन को शुद्ध करने के 
साधन--शि० ४।५५, (इसके ऊपर दे० मल्लि० ) 
6. गणित की प्रक्रिया (इसके आठ भेद हैं ) । 


परिकर्षट.---क्षणसम्‌ [ परि-कृष्‌+घछा, ल्यूट वा | 
खींच कर बाहर निकालना, उखाड़ना | 
परिकल्कनम्‌ [ परि--कल--क-+ल्युट |] धोखा, ठगी, 


छल-कपट । 

परिकल्पनम--ना | परि-+क्ृप्‌-- ल्वट | 4. निर्णय करना 
स्थिर करना, फंसला करना, निर्धारण करना 2 
उपाय निकालना, आविष्कार नरना, रूप वेना, क्रम- 


( ५८१ ) 


बद्ध करना--मुद्रा ० ७॥१५ 3. जटाना, सम्पन्त करना 
4. वितरण करना | 

परिकांक्षित: [ परि-+कांक्ष-+क्त ] धर्म परायण साधु या 
सन्‍यासी, भक्त । 


परिकीण्ण (भू० क० क्ृ०) [ परि/७क-+क्त ] £. फंलाया . 


हुआ, प्रसत, इधर उधर बखेरा हुआ 2. घिरा हुआ 
भीड़भिड़क्का से यक्त, भरा हुआ--शि० १६।१० 
रघ्‌ ० ८।४५ । 

परिकूटम्‌ [ प्रा० स० ] अवरोघ,आड़, नगर के फाटक के 
सामने की खाई । 

परिकोप: [ परि--कुप्‌ + घछञा ] असह्य क्रोध, भीषणता । 


परिक्रम: | परि-+-क्रम-+/ घझा ] 7!. इधर उधर भ्रमण 
' करना, इतस्तत: घनना--कि० १०।२ 2. भ्रमण, 

घमना, टहलना 3. प्रदक्षिणा करना 4. इच्छानूसार 
टहलना 5. सिलसिला, क्रम 6. यथाक्रमा, उत्तरोत्त र 
7. घसना । सम ०-सह: बकरी | 

परिक्रय:,.-क्मणम | परि+क्री +घजा, ल्यटू वा | ! 
मजदूरी, भाड़ा 2. मजदूरी पर काम म॑ लगाना 3 
मोल लेना, खरीद डालना 4. विनिमय, अदल-बदल 
5. रुपया देकर की गई संधि-- तु० हिं० ४॥१२२ । 

परिक्रया [ परितः किया प्रा० स० | 3. बाड़ लगाना, 
चारों ओर खाई खोदना 2. घेरना 3. (नाट्य० में) 
>-परिकर (७) । 

परिक्लांत (भू० क० ) [परि"-कक्‍्लम्‌-+क्‍्त] थका 
हु परिश्रांत, उकताया हुशा । 

परिक्‍्लेदः [परि--बिलद +-घछका |गीलापन, नमी, आद्रता। 


परिक्‍्लेश: [ परि--क्लिश -/ घझा ] कठिनाई, थकावट, 
कृष्ट । 
परिक्षयः [परि-+-क्षि+अच्‌ ] 4. ह्वास, वर्बादी, विनाश, 
परिक्षयो5पि अधिकतरं रमणीय:---मच्छ ० १, किरण- 
दढू० ४ैी।४६ 2. अन्तर्घान होना, समाप्त होना 
3. बर्बादी, नाश, असफलता--कि ० १६।५७, मनु० 
२५ | 
परिक्षाम | परि-+-क्ष--क्त, मकारा देश: | क्ृश, क्षीण, 
दुबेल । 
परिक्षालनम्‌ [ परि+-क्षहऊ--णिच्‌ +ल्यट ] 
मांजना 2. घोने के लिए पानी 
परिक्षिप्त (भू०क०क्ृ०) [परि--क्षिप+क्‍्त] ?. बखेरा 
हुआ, प्रसत 2. परिवेष्टित, घंरा हुआ--वेतसपरि- 
क्षिप्ते मंडपे - श० ३, कु० ६।३८ 3. खाई से घरा 
हुआ 4. ऊपर से फलाया हुआ, ऊपर डाला हुआ 
5. छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 
परिक्षोण (भू०क०क्ृ०) [परि-+क्षि--कक्‍्त] . अन्तहित 
लुप्त, 2. बबंद हुआ, ह्वासित 3. क्ृश, घिसा हुआ 
थका हुआ 4. दरिद्र किया हुआ, स्वंथा बर्बाद किया 


]. धोना, 


हुआ--भतृं ० २।४५ 5. खोया हुआ, नाश किया 
आ 6. कम किया हुआ, घटाया हुआ 7. (कानून 
मं) दिवालिया 

परिक्षोव (वि०)[परि--क्षीव्‌-- क्त, तस्य लोप:] बिल्कुल 
नशे में चर । 

परिक्षेप: [परि-+क्षिप-धञा | . इधर उधर धमना 
टहलना 2. बखेरना, फेलाना 3. घेरना, परिवेष्टन 
चारों ओर बहना 4. घेर की सीमा, हद जिससे कोई 
चीज घेरी जाय - रघ० १२।६६ । 

परिखा [परितः खनन्‍्यते--खन्‌ --ड-+टाप | प्रतिकप, खाई 
नगर या किले के चारों ओर बनी नाली या खात-- 
रघु० १।३०, ९२।६६। 


परिखातम [परि+खन्‌-+क्‍्त| ! 
खड 3. चारों ओर से खोदना 

परिखदः [परितः खंद: प्रा० स०] थकावट, परिश्रान्ति, 
थकान-क़ु० १।६०, ऋतु ० १।२७ । 

परिख्यातिः (स्त्री०) [परि-+-रूया --क्तिन्‌ ] यश, प्रसिद्धि । 

परिगणनम्‌,-ना [परि+गण्‌--ल्यट ] पूर्ण गिनती, सही 
वर्णन या हिसाब - श्रेणीमता: परिगणनया निद्दिशंतों 
बलाका:--मेघ ० (मल्लि० इसको क्षेपक समझते हूं) 

परिगत (भू०क०क्०) [परि+गम्‌-+-क्त] . घेरा हुआ, 
आवेष्टित, अहाता बनाया हुआ 2. प्रसृत, चारों ओर 
फलाया हुआ <ै. ज्ञात, समझा हुआ--रघ्‌ ० ७।७१, 
प्रिगत परिमंतंव्य एव भवान्‌--वेणी० ३, महावी० 
३।४७ 4. भरा हुआ, ढका हुआ, सम्पन्न (प्राय: 
समास में) शि० ९१२६ 5. हासिल, प्राप्त--भतु ० 
३।५२ 6. याद किया हुआ । 

परिगलित (भू०क०क्ृ०) [परि+गल--क्त] . ड़बा 
हुआ 2. उथला हुआ 3. लुप्त 4. पिघका हुआ 
5. बहता हुआ । 

परिगहूणम्‌ [परि--गह +ल्यट | भारी कलद्]ू | 

परिंगूढ (भू०क०क्ृ०) [परि+गुह +क्त] ॥. बिल्कुल 
गप्त 2. अबोध्य, जो समझने में अत्यंत कठिन हो । 

परिगहीत्‌ (भू०क०क०) [परि+- ग्रह+क्त] 4. अप- 
नाया हुआ, पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2. आऑलि- 
गन किया हुआ, घेरा हुआ 3. स्वीकार किया हुआ, 
लिया हुआ, प्राप्त किया हुआ 4. हामी भरा ् आ, 
स्वीकृत किया हुआ, माना हुआ 5. संरक्षण दिया 
हुआ, अनुग्रह किया हुआ 6. अनुसरण किया हुआ, 
आज्ञा माना हुआ 7. विरोध किया हुआ--दे ० परि- 
प्वंक 'ग्रह 

परिगह्या [परि-+-ग्रह + क्यप्‌--टाप ] विवाहिता स्त्री 


प्रतिकप, खाई 2. लीक, 


, परिगह:ः [परि+ ग्रह +-घछा ] . पकड़ना, थामना, लेना 


ग्रहण करना, आसनरज्ज परियग्रहे--रघ्‌० ९।४६, 
शंका परियग्रह:--म॒द्रा० १, शंका करना 2. घंेरना 


(| ५८२ ) 


बन्द करना, चारों ओर से घेरा डालना, बाड़ बनाना 
3. पहनना, (वेषभूषा की भांति) लपेटना -- मौलि- 
परिग्रह:-- रघचु० १८।३८ 4. धारण करना, लेना-- 


मानपरिग्रह:--अमरु ९२, विवाहलक्ष्मीं -उत्तर० 
£, प्राप्त करना, लेना, स्वीकार करना, 
करना--भौमो मुने: स्थानपरिग्रहोइ्यम्‌ू--रघु ० १३। 
३६, अध्यंपरियग्रहांते--9०, १.२।१६, कु० ६।५३, 


विद्यापरिग्रहाय-- मा० १, इसी प्रकार--आसनपरि- | 


ग्रह करोतु देव:-- उत्तर ० ३, आसन-ग्रहण कोणिए 
महाराजाधिराज' 6, वेभव, संपत्ति, सामान-- त्यक्त- 
सर्वेपरिग्रहः--भग ० ४)२१, रघ० १५।५०७, विक्रम० 
४॥।२६ /. आवाह, 
उत्तर ० १।१९,--मा० ५॥२७, श० १।२२ 8. पत्नी, 
रानी--प्रयतपरि ग्रहद्वितीयः-- रघ० १।९५, ९२, 


९।१४, ११।३३, १६।८, श० ५।२७, ३०, परिग्रह | परिचर्या [परि--चर्‌--क्यप्‌-+-टाप) 7. सेवा 


बहत्वेषपि---श० ३॥२१ 9. अपने रक्षण में लेना, 
अनग्रह करना--उत्तर ० ७।११, मालवबि० १।१३ 
80, अनचर, अनसेवी, नौकर-चाकर, परिजन, सेवक 
समह ॥व]. गृहस्थ, परिवार, परिवार के सदस्य 
]2, राजा का अन्‍न्तःपुर, रनिवास 3. जड़, मूल 
4, सूय या चन्द्रमा का ग्रहण 45. शपथ ॥2. सेना 
का पिछला भाग 7. विष्णु का नाम 8. संक्षेप, 
उपसहार । 

परिग्रहीत (१०) [परि-+गर -+-तच्‌ | पति--श० ४।२२। 

परिक्लान (भू० क० क्ृ०) [परि- ग्लै--- क्त] ]. शिधिल 
थका हुआ 2. विम॒ख, पराड्म ख । 

परिघः [परि-+हन्‌+अप, घादेशः:] 4. लोहे की छड़ या 
लकड़ी का मसल जो द्वार को बंद रखने के लिए 
प्रयक्‍कत की जाय, अगंला--एकः कुँत्स्नां नगरपरिघ 
प्रांशवाह मंनक्ति--श ० २।१५, रघ० १६८४, शि० 
३२, मालवि० ५॥२ 2. (अतः) रोक, अवरोध 


परिघो दुरत्ययः--रघु० ११॥८८ 3. लोहे को स्याम 
लगी हुई लाठो, मद्गर जिसमें लोहे की स्याम जड़ 
दी गई हो रघ० १२।७३ 4. लोहे को गदा 5. जल- 
पात्र, घड़ा 6. शीशे की. झारोी 7. घर 8. मारना, 
नष्ट करना 9. प्रहार करना---आधघात या थप्पड़ । 
परिघटुनम्‌ [परि--घट्ट-+ल्यूट | घोटना, कड़छी चलाना । 


परिधातः, -घातनम्‌ [परि--हत्‌+णिच्‌ घझछा, नस्य तः, 
ल्यूट्वा | . मारना, प्रहार करना, हटाना, छंटकारा 
पाना 2. मदगर, मोट सिरे की छड़ी । 

परिघोष: [परि--घष--घजा | . कोलाहल 2. अनचित 
भाषण 3. गजन | 

परिचतुदंशन्‌ (वि० ) [प्रा० स० ] पूरे चोदह । 

परिचय: [परि--चि--अप | !. ढेर रूगाना, एकत्र करना 


अंगीगार 


विवाह- नवे दारपरिग्रहे-- 


प्रिचाय्यः [परि-+चि- ण्यत्‌ ] यज्ञाग्नि (कुण्ड में 


3-------न-न-------न-न-न-न--न-नन-त-त--त-त-महिनन+त+-+-मूहा--+---मूहा------मूलमूल-. ०_--नूह नाता नाता" नागा ना... कक बानगाशाना बा का... ........आ। डा. ............2... कि... ७ ०... हनन ;नूहहुान----»»»-»«»««मभमन... हरमनम»««»«भ..हनमनमानन»»न मन... मनन हमहनननममाह- हुएण न्मूइनाह का ॥. 


2. जान पहचान, परिचिति, घनिष्ठता, सरकारी 
संरक्षण--पुरुषप रिचयन--मृच्छ ०. १।५६, अतिपरि- 
चयादवज्ञा अतिपरिचय से होता हैँ, अरुचि अनादर 
भाय परिचय चललक्ष्यनिपातेन--रध्‌ ० ९४९, 
सकलकलापरिचय:--का ० ७६ 3. जांच, अध्ययन, 
अम्यास, महुम हु- आवृत्ति, देतुपरिचयस्थय वक्‍तुगण- 
निकेव सा-- शि० २।७५, ११।५, वर्णपरिचयं करोत 
“-श० ५ 4. ज्ञान--महावीर ५॥१० 5. पहचान 
>>मेघ० ९। 


परिचर: [परि--चर्‌--अच्‌ ] !. सेवक, अनचर, टहलुआ 
2. शरीर रक्षक 3. रक्षक, पहरेदार 4. श्रद्धांजलि, 
सेवा । 

परिचरण: [परि--चर्‌--ल्यट ] सेवक, टहलवा, सहायक, 
>-णम्‌ 2. सवा, टहल 2. इंधर उधर जाना । 

टह्ल 

--रैंघ० १।/९१, भग० १८।४४ 2. अचना, पूजा 

-+-शि० १।१७ । 

स्था- 
पित) 

परिचारः [परि-+चर--घछञा | . सेवा, टहलू 2. सेवक 
3. टहलन का स्थान । 

परिचारक:, परिचारिकः [परि-|-चर्‌+ण्वल, परिचार 
+ठन्‌ ] सेवक, टहलवा । 

परिचित (भू० क० क्ृ०) [परि--चि-+कक्‍त| . ढेर 
लगाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ 2. जानकार 
घनिष्ठ, जान पहचान का 3. सीखा गया, अभ्यस्त । 

परिचितिः (स्त्री०) [परि--चि--क्तित) जान पहचान, 
परिचय, घनिष्टता । 

परिच्छद्‌ (स्त्री०) [परि-+छद --क्विप्‌] ॥. 
अनच रवर्ग 2. साज-सामान । 


परिजन, 


के मे न «४ परिच्छद * । प्‌ रि गण छ्र न णिच्‌ न घर ] आवरण , चादर 
विध्न, बाधा---भागंवस्य सुकृतो5पि साोउभवत्स्वगमागं- : । के हा ([ ) 


पोशाक 2. वस्त्र, वेशभषा- शाखावसक्तकमनीय 
परिच्छदानाम्‌ू-- कि ० ७।४० 3. नौकरचाकर, परिजन, 
टहलए, आश्रवितमंडली--रघु० ९।७० 4. साज- 
सामान, (छत्र, चामर आदि) ऊपरी सामान-लसेना 
परिच्छदस्तस्य---रघ्‌ ० १।१७ 5. सामान, असबाब, 
व्यक्तिगत सामान, निजी चीज़े व सामान (बतंनभांडें, 
तथा अन्य उपकरण आदि ) - विवास्यो वा भवेद्वाष्ट्रा- 
त्सद्रव्य: सपरिच्छद:--मन ० ९२४१, ७।४०, ८।४०५, 

. ९।७८, ११।७६ 6. यात्रा का आवश्यक सामान । 

परिच्छंद: [परि--छन्द्‌ +-क ] नौकर-चाकर, परिजन । 

परिच्छन्न (भू० क० क्ृ०) [परि--छद्‌ --क्त] 7. वेष्टित 
ढका हुआ, वस्त्राच्छादित, जिसने वब्त्र पहन हुए हों 
2. ऊपर फलाया हुआ, या बिछाया हुआ 3. घिरा 
हुआ (परिजनों से) 4. छिपा हुआ « 


| ५८३ ) 


परिच्छित्तिः: (स्त्री०) [परि-+छिद्‌-- किन्‌ | 2. यथार्थ 
परिभाषा, सीमित करना 2. विभाजन, अलग अलग 
करना । 

परिच्छिन्न (भू० क० क्ृ०) [परिर्र््छिद्‌ू-+क्त| ॥. 
काटा हुआ, विभकत 2. यथाथ परिभाषा से यकक्‍त, 
निर्धारित, निशुचयीकृत, कु० २॥५८ 3. सीमित, 
सीमाबद्ध, परिसीमित-- दे० परिपूवक 'छिंदु । 

परिच्छेदः [परि--+छिद--घजा ] ?. काटना, वियक्‍त 
करना, विभकत करना, (उचित और अनचित में) 
विवेचन 2. यथार्थ परिभाषा, फंसला, यथार्थ निर्धारण, 
निश्चय करना--परिच्छेदव्यक्तिभवति न पुरस्थेषपि 
विषय--मा ० १।३ १, परिच्छेदातीतः सकलवचनानाम- 
विषयः-- १।३०, सब प्रकार की परिभाषा और 
निर्धारण से श्रेष्ठतर होना --इत्यारूढबहुप्रतकमपरिच्छे- 
दाकुल भे मतः--श० ५।९ 3. विवेक, निर्णय, सूक्ष्म 
दृष्टि---परिच्छेदी हि पांडित्यं यदापन्ना चिपत्तय:, 
अपरिच्छेदकर्तृणां विपद: स्य॒ : पदे पदे--हि० १।१४८, 
कि पांडित्यं परिच्छेद:--- १।४७ 4. सीमा, हद, सीमा 


स्थिर करना, हृदबन्दी--अलमल परिच्छेदेन--मा- 


लबि० २ 5. अनुभाग या पुस्तक का कांड (अन्‌ 

- भाग के अन्य नामों के लिए दे० “अध्याय के 
अन्तगंत ) । 

परिच्छेद्य (वि०) [ परि--छिद्‌+ण्यत्‌ ] . यथार्थरूप से 
परिभाषा के योग्य, परिभाषणीय, मनु० ४॥९, रघु० 
१०।२८ 2. तोलने या अनुमान छगाने के योग्य । 

परिजनः [ प्रा० स० | £. सदा साथ रहने वाले नौकर- 
चाकर, अनुयायिवर्गं, अनुचरव्ग---परिजनो राजा- 
नमभितः स्थित:---मालवि० १ 2 अरदली लोग, 
सेवकसम्‌ है, सेविकाओं का समूह, बांदियाँ, दासियाँ-- 
रघृ० १९।२३ 3. सेवक, दास । 

परिजल्पितम [ परि--जल्प्‌---क्त ] (नौकर या सेवक का) 
गुप्त संकेत जिससे अपनी कुशलता श्रेष्ठता तथा 
स्वामी को ऋरता एवं शठता तथा और दूसरे इसी 
प्रकार के दोष प्रकट हों; उज्ज्वलनीलमणि इस प्रकार 
परिभाषा वताते है--प्रभोनिरदेयताशाठयचापलाद प- 
पादनातू, स्वविचक्षणताव्यक्तिर्भग्या स्यात्परिजल्पि- 
तम्‌ । (विल्सन के अनसार अपने प्रिय से उपेक्षित 
किसी रमणी के द्वारा प्रयक्त गुप्त झिड़कियाँ ही 
'पपरिजल्पित हें) । 

परिज्ञप्तिः [ परि-+-ज्ञपग--क्तिनू | !. संलाप, संवाद 
2. पहचान । 

परिज्ञानम्‌ [परि--ज्ञा+ल्य॒ट | पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी । 

परिडीनम | परि -डी--क्त ] पक्षियों का गोल बना कर 
उडना या पक्षियों के गोल की उड़ान--दे ० डीन । 

परिणत (भू० क० कृ०) [ परि+नम्‌-+क्‍त | ?. झुका 


हुआ, विनत, ढलता हुआ-मेघ० २ 2. (आय मं) 
वृद्ध, ढलता हुआ--परिणते वयसि---क्रा० ३५,६२, 
६३ 3. पक्‍का, परिपक्व, पका हुआ, पूर्णविकसित-- 
शब्दब्रह्मधिद: कवे: परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ उत्त र० 
39२१, मेघ० २३-परिणतमकरंदमामिकास्तै-भामि० 
१।८, शि० ११।४९ 4. पूर्णरूप से बढ़ा हुआ, प्रौढ़, 
पूर्णविकसित --परिणतशरन्चंद्रकिरण:--भत ० ३।४९, 
मेघ०ण १०० 5. (भोजन आदि) पचा हुआ 
6. रूपान्तरित या परिवर्तित (करण० के साथ) 
विक्रम० ४।२८ 7. समाप्त, पर्यवसित, अवसायी, 
अनेन समयन परिणतों दिवसः--का० ४७ 8. (सूर्य 
आदि ) अस्त,--तः अपने दांत से प्रहार करने के लिए 
झुका हुआ या पार्श्वाघात देने वाला हाथी (तियगदंत- 
प्रहाररच गज: परिणतों मत:--हला ०) शि० २।२९, 
कि० ६।७ । 

परिणतिः (स्त्री०) [ परि-+नम्‌-क्तिन्‌ | !. झकना, 
ढलना, नत होना 2. पक्‍कापन, परिपक्वता, विकास-- 
महावी ० २।१४ 3. परिवर्तन, रूपान्त रण, कायापलट 
4. पूर्णता 5. नतीजा, परिणाम, फल--परिणततिर- 
वधार्या यत्नत: पंडितेन--भतृं ० २९४, १।२०,३। १७, 
महावी० ६।२८ 6. अन्त, उपसंहार समाप्ति, अव- 
सान--परिण तिरमणीया: प्रीतयस्त्वद्विधानां मा० ६। 
3, १६, शि० ११।१ 7. जीवन की अन्तिम झांकी, 
ब॒ृढ़ापा--सेवाकारा परिणतिरभूत--विक्रम० ३॥१, 
अभवदगतः परिणति शिथिल: परिमंदसूयंनयनो दिवस: 
+"शि० ९३, (यहाँ प० का अथे हूँ अन्त या 
उपसंहार भी ) 8. (भोजन का ) पचना । 

परिणद्ध (भू० क० क्ृ०) [ परि-+नह +कक्‍्त ] [. बंधा 
हुआ, लिपटा हुआ 2. विस्तृत, विशालू--परिणद्ध- 
कधर:--रघु ० ३॥३४ । 

परिणयः,-णयनम्‌ [ परि--नी-+-अप्‌, ल्यट्‌ वा ] विवाह-- 
नवपरिणया वध: शयने--काव्य० १० । 

परिणहनम्‌ [ परि--नह +ल्यूट्‌ ] कमर कसना, कमर पर 
कपड़ा लपेटना । ५ 

परि (रो) णामः [ परि-+नम्‌-+घज्म, पक्ष उपसगरेस्य 
दीर्घ:) 4. बदलना, परिवरतेन, रूपान्तरण 2. पाचन- 
अन्न न सम्यक्‌ परिणाममेति--सुश्रुत, भुक्तस्य परि- 
णामहेतुरौदयम्‌--तकं ० 3. नतीजा, निष्पत्ति, फल, 
प्रभाव--अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणाम: सुथावह:-- 
हि० २।१३५, मृच्छ० ३॥१, परिणामसुख गरीयसि 
वचसि औषधे--क्रि० २४, भग० १८।३७, २८ 
4. पकना, परिपक्वता, पूर्ण विकास--उपतिशस्थ परि- 
णामरम्यताम--कि ० ४॥२२, फलभरपरिणामश्याम- 
जंब्‌'*'उत्तर० २।२०, मा० ९।२४ 5. अन्त, समाप्ति, 
उपसंहार, अवसान, ह्वरास--दिवसाः परिणामरमणीया: 


( ५८४ ) 


-+श० १।३, वयः परिणामपांडरशिरसं---का० १०, 
परिमाणमपैति दिवस:--का० २५४, “दिन समाप्त 
होने वाला-हं 6. बढ़ापा--परिणामे हि दिलीप- 
वंशजा:--रघ० ८।११ 7. (समय का) बीतना 
8. (अलं० द्ञा० मं) रूपक से मिलता जुलता एक 
अलंकार जिसमें उपमेय के गण उपमान में परिवर्तित 
कर दिये जाते हैं (चन्द्रालोक में दी गई परिभाषा 
और उदाहरण-परिणाम: क्रियाथरचेद्विषयी विषया- 
त्मना, प्रसन्‍्तेन दगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा--५।१८, 
दे० रसगंगाधर में परिणाम के नीचे)। सम० 
-देशिन्‌ (धि०) बृद्धिमान, द्रदर्शी, - दृष्टि (वि०) 
बद्धिमान्‌ (-- ष्टिः--स्त्री ० ) बुद्धिमत्ता, दूरदशिता 
-“पथ्य (वि०) जिसका फल स्वास्थ्यप्रद हो. शूलम 
पीडायक्त अजीण्ण या मन्दाग्नि, उदरपीडा, पीड़ा के 
साथ उदरवाय्‌, बायगोले का दर्द । 


परि (री) णायः | परि--नी--घरऊा पक्षे उपसगेस्य 
दीघं: | . शतरंज की गोट का चलाना 2. (शतरंज 
की ) चाल । 

परिणायकः | परि-नी +ण्वल ] ॥. 
>शि० ९|७३। 

परि (रो) णाहः [| परि+नह-+घध्ा , पर्ध उपसगेस्य 
दीघंे: | !. परिधि, वृत्त, विस्तार, फैलछाव, चौड़ाई 
अर्ज --स्तनयगप्रिणाहाच्छादिना वलकलेन--श० १। 
१९, स्तनपरिणाह विलासवेजयंती - -मा० ३॥१५, 
विशाल वक्षःस्थल,--ककुदे वषस्थ कृतबाहुमकृश 
परिणाह शालिनी -कि० १२॥२०, म॒च्छ० ३॥९, 
रत्न ० २।१३, महावी० ७।२४ 2. वत्त की परिधि । 


परिणाहवत (वि०) [ परिणाह+मतप्‌, मस्य वत्वम | 
विशाल, बड़ा, विस्तत । 

परिणाहिन (वि०) [ परिणाह+-इनि ] विशाल, बड़ा 
ऊ० १(।२९। 

दर्तिगाान (वि०) परि-+निस+ण्वलू ] स्वाद चखने 
वाला, खाने वाला-पलानां परिणिसक:--भट्टि० 
१०६ 2. चम्बन । 

परिणिष्टा [| परि-+निष्ठा प्रा० स० ] पूरा कौशल । 

परिणीत (भू० क० कृ०) [ परि+नी-+-क्‍्त ] विवाहित 
>-ता विवाहित स्त्री । 

परिणेत (पं०) | परि+नी--तृच ] पति--श० ५।१७, 
रघु० १।२५, १४।२६, कु० ७।२१। 

परितपंणम॒ [ परि-+-तृप्‌+ल्यूट ] तृप्त करना, सन्तुष्ट 
करना । 

परितस्‌ (अव्य०) [ परि+तस्‌ ] [संज्ञा के साथ प्राय: 
कम ० में, कभी-कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग) १. इदेगिद 
सब ओर, घमा फिराकर, सब दिशाओं मे, सवत्र 
चारों ओर--रक्षांसि वेदि परितो निरास्थत्‌ - भट्टि ० 


नेता 2. पातति 


१४१२, शि० ५१२६, ९।३६, कि० १११४, गाहित- 
मखिल गहन परितो दृष्टाश्व विटपिन: सर्वे -- भामि० 
१।२१, २९ 2. की ओर, की दिशा में आपेदिरेंष्ब- 
रपथं पशितः पतंगा: -भामि० १।१७, रघ० ९६६ । 

परितापः | परि-+-तप्‌ -घञा | 4. अत्यंत या झलसा 
देने वाली गर्मी--(पांदप:) शमयति परितापं छायया 
संश्रितानाम--श० ५।७ गरुपरितापानि गात्राणि 
>>र२ै। १८, कऋूट० १।२२ 2. पीड़ा, वेदना, व्यथा, 
शोक-- प्रसक्‍्ते निर्वाण हृदयपरितापं वहसि किम्‌ 
->-मालवि० ३॥१ 3. विलाप, मातम, शोक--विर- 
चितविविधविलापं सा परितापं चकारोच्चे:--गीत ० 
७ 4. कांपना, भय । ह 

परितुष्ट (भू०क०क़ृ०) [ परि-+-तृष्‌+क्त ] 4. पूर्ण 
रूप से संतष्ट--वयभिह परित्ष्टा वल्कलस्न्वं च 
लक्ष्म्या--भत्‌ ० ३।५ ०, इसी प्रकार--मनसि च परि- 
तष्टे कोईर्थवान्‌ को दरिद्र:--भतृ ० ३।५० 2. प्रसन्न 
खश। 

परितुष्टि: (स्त्री०) [ परि--तुष्‌ --क्तिन्‌ ]. सतृप्ति, 
पूर्ण संतोष 2. खजी, हे । 

परितोषः [| परि-+तुष--घज्णू ] 4. सन्‍्तोष, इच्छा का 
अभाव (विप० लोभ) - सव इह परितोषों नि.वशेषों 
विशेष: ->भतं० ३॥५० 2. पूर्ण संतीब, तृप्ति--आप- 
रितोषाद्विदुषां ने साध मन्‍्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ू-श० 
१।२ 3. प्रसन्‍नता, खशी, हर्ष, पसन्दगी (अधि० के 
साथ ) कु० ६।५९, रघृ० ११९२, गुणिनि परितोष: । 

परितोषण (वि०) [ परि-तुष्‌ +णिच्‌+ल्युट्‌ ] संतुष्ट 
करने वाला, तृप्त करने वाला, --णम सतुष्ट करना । 


परित्यक्त (भू० क० )[ परि+त्यज्‌ू-+क्‍्त | !. 
छोडा हआ, उत्सष्ट, सर्वेथा त्यागा हआ 2. वड्चित, 
रहित (करण० के साथ) 3. (तीर आदि) छोड़ा 
हुआ 4. अभावग्रस्त । 

परित्यागः [| परि-+त्यज्‌ --- घझा ] 3. छोड़ना, उत्सगे 
करना, सर्वथा त्यागना, छोड़कर भाग जाना, (पत्नी 
आदि का ) सम्बन्ध विच्छेद -- अपरित्यागमयाचदात्मन: 
--रस ० १२, कृतसोतापरित्याग:-१५।१ 2. छोड़ देना, 
त्यागना, फेंक देना, विरक्‍्त होना, गद्दी छोड़ देना, 
->स्वनाम परित्यागं करोमि - पंच ० १, “में अपना 
नाम छोड दूंगा---मनु० २।२५ 3. अवहेलना, भूल- 
चक--मोहात्तस्थ (कर्मण:) परित्यागस्तामस: परिको- 
तित : >भग० १८।७ 4 वृदान्यता, उदारता >. 
हानि, कगालो । 

परित्राणम्‌ [ पपि+-त्र+ल्यट ] संधारण, संरक्षण, बचाना 
प्रतिरक्षा, मक्ति, छटकारा--परित्राणाय साधनां 
विनाशाय च दृष्कताम--भग० ४८, रामापरित्राण 
विहस्तयोध॑ सेनानिवेशं तुमलं चकार--रघु ० ५।४९ । 


( ५८५ ) 


परित्रासः [ परि+ज्रस+घज_ |] व्रास, भय, डर । 
परिदंशित (वि०) [ परि+दंश्‌+क्त ] कवच से ढका 
हुमा आपादमस्तक शास्त्रों से सुसज्जित (प्णतया 
हे से यक्‍त) । 

परिदानम | परि-+दा+ल्यट ] !. विनिमय, अदला- 
बदली 2. भक्ति 3. घरोहर का वापिस मिलना । 

परिदायिन (प०) [ परि--दा--णिनि | वह पिता जो 
अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करता हैँ जिसका 
बड़ा भाई अभी तक अविवाहित हं--त० 'परिवत्त्‌ । 

परि (रो) दाहः | परि+दह -+घछा, पक्ष उपसगंस्य 
दीधे: ] . जलन 2. व्यथा, पीडा, दुःख, शोक । 

परिदेद: | परि--दिव+घज |] शोक मनाना, मातम, 
विलाप । 

परिदेवतम्‌,--ना, परिदेवितम्‌ [ परि+दिव -ल्यू ट, 
परि-|-दिव्‌+क्त | . घिलाप, विलखना, रोना-धोना- 
अथ तः परिदेविताक्षर:---कु० ४॥२५, रघ्‌ ० १४।८३, 
मभग० २॥२८, तत्र का परिदेवना-ेयाज्ञ ० ३॥९, हि० 
४६१ 2. पश्चात्ताप्‌, खंद । 

परिदेवन (वि०) [ परि-+-दिव+ल्यूय ] शोकसंतप्त, 
खेदजनक, दुःखी । 


परिद्रष्ट (पं०) | परि+द्श--तृच्‌ ] तमाशबीन, दशेक । 

परिधर्बणम्त [| परि-+-घष +ल्यद ] 4. हमलछा, आक्रमण 
बलात्कार 2. अपमान, निरादर, तिरस्कार 3. दुब्यव- 
हार, रूखा व्यवहार । 

परि (री) आनम्‌ [ परि+धा+ल्यट, पक्ष उपसर्गस्य 
दीघ:ः | . कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना 2. पोशाक 
अधोवस्त्र, कपड़े -आत्तचित्रपरिधानविभूषा: - कि० 
९।१, शि० १।५१, ६१, ४६१ । 

परिघानीयम | परि-+-धा-+-अनीयर | अधोवस्त्र, नाभि 
से नीचे का पहरावा । 

परिधायः | परि-+-धा+घछ्ण | !. नौकर-चाकर, अनु चर 
टहलए 2. आधार, आशय 3. नितंब, चतड़ । 


परिधिः [ परि-|-धा-+कि ] !. दीवार, मेंड, बाड़, घेरा 
2. सय या चन्द्रमा का परिवेश परिधेम क्‍्त इवाष्ण- 
दीधिति: - रघ० ८।३०, शशिप रिधिरिवोच्च मं डलस्तेन 
तेने--नें० २।१०८ 3, प्रकाशमंडर 4, क्षितिज 
5, परिधि या वत्त 6. वत्त की परिधि 7. पहिय का 
घेरा 8. (पल्ाश' आदि पवित्र वक्ष की) समिधा या 
लकड़ी जो यज्ञक्ुण्ड के चारों ओर रक्‍्खी रहती हैं - 
सप्तास्यासन परिघय: त्रि: सप्त: समिध: क्ृता:-ऋक 
१०।९०।१५। सम०--पतिखेचरः शिव का धिशेषण 
-- स्थ: !. चौकीदार 2. किसी राजा या सेनापति क 
सहायक अधिकारी ) 

परिधषित (वि०) [ परि+धृषप--कत |] धूप द्वारा सुवासित 


या सुगंधित किया हुआ । 
७४ 


परिपर्ण (नम) [परि+पण--घ 


परिघ्सर (वि०) [ परितः सर्वतो भावेन धूसर:-प्रा ० स० | 

बिल्कुल भ्रा-- वसने परिधूसरं वसाना--श० ७२१, 
रघ ७ २९१।६० । 

परिधेयम | परि-|>धा-यत्‌ | अधोवस्त्र, नीचे पहनन॑ का 
कपड़ा । 

परिध्वंसः [ परि--ध्वंस-+ घछञ ]. दुःख, विनाश, बर- 
बादी, कष्ट 2. असफलता, विध्वंस, संहार 4. जाति 
च्यति । 

परिध्वंसिन (वि०) [ परि-+ ध्वंसू+णिनि ] . गिर कर 
अलग होने वाला 2. बर्बाद होने वाला, नष्ट हो जाने 
वाला--हि ० २।१३४ । 

परिनिर्वाण (वि०) [प्रा० स०] बिल्कुल बुझा हुआ, 
--णम (म्यक्ति की ) अन्तिम विलप्ति, परिमति । 

परिनिवंत्ति: (स्त्री०) [ परि+निर +वत्‌-+ क्तिन ] 
आत्मा की शरीर से पूणम॒क्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा, 
पूर्ण मोक्ष । 

परिनिष्ठा | प्रा० स० | 7. (किसी वस्तु का ) प्रा ज्ञान 
या परिचय, 2. पण निष्पत्ति 3. चरम सीमा । 

परिनिष्ठित (भू० क० क०) |] परि+नि-+स्था--क्‍्त ] 
. पर्ण कुशल 2. सुनिश्चित--अपरिनिष्ठितस्योपदेश- 
स्थान्याब्यं प्रकाशनम--प्रालबिठ १। 

परिपक्व (भू० क० क०) [ परि+पच्‌-क्त | !. प्री 
तरह पका हुआ, 2. भलीभाति सेका हुआ, 3. बिल्कुल 
पक्का, प्रोढ़, सिद्ध, पर्णता को आप्त (आल० भी) 
--प्रफूलललो ध्र: परिपक्वशालि:-- ऋतु ० ४।१, इसी 
प्रकार -- परिपक्वव॒द्धि 4. सुसंवर्धित, समझदार 
काइयाँ 5. परी तरह पचा हुआ 6. मुझानिे वाला, 
मृत्य के निकट । 


प्राण्स०| पूंजी, मल- 
घन, वारदाना । 

परिपणनन्‌ [ परि+पण-| ल्यूट्‌ | वादा करना, प्रतिज्ञा 
कूरना । 

परिपणित (भृू०क०क्ृ०) [परि+पण्‌-+क्त] वादा किया 
हुआ, वचन दिया हुआ, प्रतिज्ञा की हुई--शि० ७।९ 

परिपंथकः परि-| पन्यू-ण्वरू| शत्र, विरोधी, दुश्मन । 

परिपंथिन (वि०) [ परि-+-पंथ-+णिनि ] रास्ता रोकने 
वाला, रोड़ा अटकान वाला, विरोध करने वाला 
विध्न डालने वाला (पाणिनि के मतानसार केवल 
वेद म॑ मान्य, परन्तु तु० नीचे दिए हुए उद्धरणों से) 
अथंपरिपंथी महानराति:--मद्रा० ५, नाभविष्यमहं 
तत्र यदि तत्परिपंथिनी मा० ९।५०, इसी प्रकार 
भामि० १४६२, भग० ३॥३४, मन्‌० ७।१०८, ११० 
(पं०) रिपू, शत्र, प्रतिद्वन्दी, दुश्मन 2. लुटंरा, चोर 
डाक । 


परि (रो) पाकः [ परि+पच-|-घज्म्‌, पक्षे उपसर्गस्य 


( ५८६ ) 


दीघे: ] !. पूरी तरह से पकाया जाना या संवारा 
जाना 2. पचना, ज॑ंसा कि “अन्नपरिपाक में 3. पक 
जाना, परिपक्कत, विकास, पृर्णता --शि० ४।४८, कु० 
६।१० 4. फल, नतीजा, परिणाम -- प्रपननानां मूर्त 
सुकृतपरिपाकोी जनिमताम--महावी० ७॥३१, भर्त॑० 
२:१३२, ३।१३५ 5. चतुराई, दूरदशिता, कुशलता । 


परिषाहल (वि० ) | प्रा०ण्स० । पीला ल|82--रजु ० ५ है. 


१०, शिश १३।४२। 

परिपाटिः,-ठी (स्त्री०) [परि भागेन पाटि: पाटनं गतिः 
यस्या --प्रा ग्ब०स ०, परिपाटि-+डीष्‌ | . प्रणाली, 
रीति, प्रक्रम --पाटीर तव पटीयान्कः परिपाटीमिमा- 
मुरीकतृंम्‌--भामि० १११२, कदंबानां वाटी रसिक 
परिपाटीं स्फुटयति--हंस ० २४ 2. व्यवस्था, क्रम 
उत्तराधिकार | 


परिषाठः [प्रा०्स० | परिगणना, पूर्ण निदेशन, पूरा विवरण | 

परिपाइव (वि०) [अत्या०स०] निकट, पाइर्व में, पास, 
नजदीक ही । 

परिपालनम्‌ [परि+-पलू--णिच्‌ --ल्यूट] 4. भरली-भांति 
पालना, रक्षा करना, संधारण करना, सभाले रखना, 
जीवित रखता--क्लिइनातिलब्धपरिपालनवत्तिरेव -- 
श० ५।६ 2. भरण पोषण, संवधन--जातस्य परि- 
पालनम्‌ू--मनु ० ९१२७ । 

परिपिष्टकम्त [परि-|-पिष्‌ --क्त--कन्‌ ] सीसा । 

परिपोडनम्‌ [परि-+-पीड्‌्+ल्यट| 4. निचोड़ता, भींचना 
3. क्षति पहुंचाना, चोट लगाना, नकसान पहुंचाना । 

परिपुटनम्‌ [परि+पुट्‌+ ल्यूट | . हटाकर अलग करना 
2. बलल्‍्कल या छाल उतारना 

परिपुजनम्‌, परिपुजा [परि--पूज -ल्यट्‌, प्रा ०स० | सम्मान 
करना, पूजा करना, अचना करना । 


परिषपुत (मू०क०कृ० ) [परि+पु-+क्‍्त] 4. विशद्ध किया 
गया, विशद्ध --उत्पत्तिपरिपृताया: किमस्या: पावनांतर 
उत्तर० १।१३, शि० २१६ 2. प्री तरह फटका 
हुआ, पिछोड़ा हुआ, भूसी से पृथक किया हुआ । 

परिपुणम [ परि--प्र+ल्यूट ] . भरना--शि० ४।६१ 
2. पूणता को पहुंचाना, पूरा करना । 

परिपुण (म०्क०कृ०) [परि+पूर-+-क्‍्त | 4. प्री तरह 
भरा हुआ,--इंढुः पूरा चाँद, समस्त, सारा, भली 
भाति भरा हुआ 2. स्वसंतुष्ट, संतृप्त । 

परिपूर्तिः (स्त्री ०) [परि+पुर्‌-+क्तिन्‌ |] पृर्णता, पर्याप्तता । 

परिपच्छा [परि--प्रच्छ -- अरू-+-टाप्‌ | पूछ-ताछ, प्रश्न । 

परिपेलव (वि०) [प्राण्स०] अति कोमल, सूक्ष्म, अत्यन्त 
मद । 

परिषोट:,--पोटकः [परि---पूट+घजञा परिपोट -+-कन | 
(आयु० में) एक प्रकार कर्ण रोग (जिसमें कान 
की खाल गलने लगती हूं ) 


परिपोषणम्‌ [ परि-+पुष-+ल्यूट ] . खिलाना-पिलाना, 
भरण-पोषण 2. आगे बढ़ाना, उन्‍नति करना | 

परिष्रइनः [ प्राण्स० ] पूछताछ, प्रशनवाचकता, सवाल, 
कतरकतमो जाति परिप्रश्ने-पा ० २१।६३, ३।३।११० 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परि प्रहनेन सेववा--भग ० ४।३४ । 

परिप्राप्ति: (स्त्री०) [प्रा० स०] अधिग्रहण, उपलब्धि । 

परिध्रेष्यः [प्रा०स० ] सेवक । 

परिप्लव (वि०) [ परि+प्ल-(-अच्‌ | . बहता हुआ 
2. थरथराता हुआ, कांपता हुआ, डोलता हुआ 
हिलोरे लेता हुआ, कम्पायमान 3. अस्थिर, चंचल--- 


शि० १४।६८,-वः: . जलप्लावन 2. जल में 
डुबोना, गीला करना 3. किहझ्ती, नाव 4. उत्पीड़न, 
अत्याचार । 


परिप्लत (भू०ण्क०कृ०) [परि--प्ल--क्त| . बाढग्रस्त, 
जलप्लावित 2. घबड़ाया हुआ, व्याकुल ज॑ंसा कि 
शोक म 3. आद्रीकृत, क्लिन्न, सस्‍्नात,--तम्‌ उछल 
छलांग,--ता शराब । 

परिष्लष्ट (भू०्क०कृ०) [परि+प्लष्‌ --क्त | जला हुआ, 
झलसा हुआ, भनभनाया हुआ । 

परिव (व) हूँ: [परि+व (व) हूँ +घज्म | अनुचर, 
नोकर-चाकर, टहुलए --इय॑ प्रच रपरिबहेँया भवत्या 
संवध्यताम्‌ - दश० १०८ 2. उपस्कर, घर के अन्दर 
का सामान--परिवद्धवंति वेश्मसानि---रघध० १४१५, 
“उपयक्त सामान से सुसज्जित कमरे” 3. राज चिह्न 
3. संपत्ति, घनदौलत । 


परिवब (व) हंणम [ परि+ब (व) हँ+#ल्यद | . 
अनचर, नौकर-चाकर 2. बनाव-सिगार, काट-छांट 3. 
वृद्धि 4. पूजा । 

परिबाधा [ प्रा० स० ] [. कष्ट, पीड़ा, संतापन 2. थका- 
वट, उग्र व्यथा । 

परिवं (वं) हणम | परि+ब (व) ह #ल्‍ल्यट | 7 
समझद्धि, कल्याण 2. परिशिष्ट, सम्प्रक । 

परिबं (व) हित (भू० क० कृ०) 4. बढ़ा हुआ, आवधित 
2. फलाफूला, समृद्ध हुआ 3. से य क्‍्त, सपन्‍न,--तम्‌ 
हाथी की चिघाड़ । 

परिभंगः [ प्रा० स० ] छिन्‍नभिन्‍न होना टूट कर टुकड़े २ 
होना ! 

परिभत्संनम [ परि-+-भत्स +ल्युट ] धमकाना, घुड़कना । 

परि (री) भवः [ परि-+-भू+अप्‌, पक्षे उपसगेस्य दीघं: | 

:._१. अपमान, क्षति पहुंचाना, प्रतिष्ठा भंग, तिरस्कार, 
निरादर, सानहानि- पराक्रम: परिभवे वयात्य॑ सुरते 
ष्विव (भूषणम्‌ )-शि० २।४४, रघु० १२।३७, वेणी० 
१।२५, महावी ० १।४०, ३।१७ 2. हार, पराजय । 
सम ०--आस्पदम्‌,--पदम 2. घृणा का पात्र, हिं० 
३॥५१ 2. अपमान, अपमानपूर्ण स्थिति,--विधि: 


(५८७ ) 


प्रतिष्ठाभंग--प्रायो मूर्ख: 
तनीति--थध्वृंगार १६ । 

परिभक्‍्नि (वि०) (स्त्री ०--ती ) [ परि+भू+इनि / 
मानहर, तच्छ, अनादर या घणायक्त व्यक्हार करने 
वाला 2. अपमानग्रस्त, तिरस्कार, पीडित । 

परिभाव: [ परि+भू+घजा ] दे० 'परिभव । 

परिभाविन्‌ (वि०) (स्त्री०- नी [ परि+ भू- णिनि | 
], मानमदन करने वाला, घणा करने वाला, तिरस्कार- 
यक्‍त व्यवहार करने वाला--श० ४ 2. लज्जित 
करने वाला, आगे बढ़ जाने वाला, श्रेष्ठ होने वाला 
3. तुच्छ समझने वाला, उपेक्षा करने वाला-- वद्ययत्न 
परिभाविनं गदम्‌ - रघ० १९।५३, औषधोपचार की 
उपेक्षा करन वाला । 


परिभावण [ परि+भाष्‌ -+-ल्यूट ] !. वार्तालाप, प्रवचन, 
बातचीत करना, गपशप लगाना, गप्पें हांकना 2. 
निनदाभिव्यक्ति, धिक्‍क्कारना, झिडको, अपरब्द 38. 
नियम, विधि । 
परिभाषा [ परि+भाष्‌ु+अ+टाप्‌ ] !. व्याख्यान, प्रव- 
चन 2. निन्दा, झिड़की, कलडूर, गाली 3. पारिभाषिक 
शब्दावली, पारिभाषिक पदावलोी, (किसी ग्रंथ में 
प्रयक्‍्त) तकनीकी शब्दावली--इति परिभाषा प्रकर- 
णम्‌ - सिद्धा०, इको गृणव द्वीत्यादिका परिभाषा 
- महा० 4. (अतः ) कोई सामान्य नियम, विधि या 
परिभाषा जो सर्वत्र घट सके (अनियमनिवारकों 
त्याय विशेषः ), परितः प्रमिताक्षरापि स्व विषय 
प्राप्ततती गता प्रतिष्ठामू, न खल प्रतिहन्यते कदाचित 
परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा--शि० १६।८० 5. किसी 
भी पुस्तक में प्रयुक्त संकेत या संक्षेपकों की सूची 6 
(व्या० में) पाणिनि के अन्य सूत्रों में मिला हुआ 
व्याख्यानात्मक सूत्र जो उन सूत्रों के प्रयोग की रीति 
बतलाता है । 


परिभुक्त (भू० क० कृ०) [ परि-+भमज्‌+क्त ] ॥ 
खाया हुआ, प्रयोग में लाया हुआ 2. उपभक्‍त 3 
अधिकृत । 

परिभुग्न (वि०) [ परि+भुज्‌ू+क्त | विनत, वक्रीकृत, 
झुका हुआ । 

परिभूति: (स्त्री०) [ परि+भू+क्तिनू | तिरस्कार, 
अपमान, अनादर, अवमानना-मद्रा० ४।११ | 

परिभूषण: | परि-|भूष--ल्यट्‌ | किसी भूमि का समस्त 
राजस्व छोड़ कर जो संधि की गई हो । 

परिभोग: [ परि+भज्‌+घछज्ाय ] 4. उपभोग--रघ० 
४४५ 2. विशेष कर मेथन,--रघ० ११॥५२, १९। 
२१, २८।३० 3. दूसरे के सामान का अवेध प्रयोग । 

परिभ्रश: [ परि-- भ्रंशू + घठ्म ] 4. बच निकलना 2 
गिरना । 


परिभवविधो नाभिमानं | परि-भ्रम्‌+ घछणा | 4 घमना, इधर उधर 


टहलना 2. घ॒मा-फिरा कर बात कहना, वाग्जाल 

वक्रोक्ति 3. भूल, भ्रम । 

परिशभ्रमणम्‌ [ परि-- भ्रम+ल्यदट | 4. घमना, इधर उधर 
टहलना, पर्यटन 2. चारों ओर घमना, चक्‍कर काटना 
परिधि । 

परिभ्रष्ट ( भू० क० कृ०) [ परि-+भ्रंश-क्त | 4. गिरा 
हुआ, स्खलित 2. वच कर निकला हुआ 3. फेका हुआ 
अधःपतित 4. वज्चित, शून्य (अपा० या करण० के 
साथ) 5. अवहेलना करने वाला । 

परिमंडल (वि०) [ प्रा० ब० स० | गीलाकार, गोल, 
वर्तुलाकार,-- लम्‌ पिड, गीलक 2. गेंद 3. चृत्त । 


परिमंथर (वि०) [प्रा० स०] अत्यन्त मंद, शि० ९॥७८ | 
परिमंद (वि०) [प्रा० स०|] [. अत्यंत मंद, धंघला, बिल्कुल 
फीका परिमंद सूयनयनों दिवस:--शि० ९३ 2 
यंत मंद 3. बहुत थका हुआ-शि० ९३२ 4 

बहुत थोड़ा-- शि० ९।२७ । 


परिमर: [ परि- म्‌--अप्‌ ] विनाश--तनिरात्‌ क्षत्रस्यास्तु 


प्रलय इव घोर: परिमर:--महावी ० ३।४ १ । 

परिमर्द:, परिमर्दनम [ परि+मद-+ घर, ल्यट वा | 
. रगड़नागपीसना 2. कुचलना, परों के नीचे रौदंना 
3. विनाश 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 
5. आलिगन, पंरिरभण । 

परिमर्ष: [परि- मृष्‌-+ घठ्_ ] . ईष्यां, अरुचि 2, क्रोध । 

परिमल: | परि+मल--अच | !. सुगंध, सुवास, सौरभ, 
महक--परिमलो गीर्वाणचेतों हर: - भामि० १।६३, 
६६,७०,७१, मेघ० २५ 2. सुगंघयक्त पदार्थों का 
पीसना 3. सुगंधद्रव्य 4. सहवास- अथपरिमलजाम- 
वाप्यलक्ष्मीम-- कि० १०।१ 5, विद्वत्समा छू कलंक; 
धब्बा । 

परिमलित (वि०) [ परि-|मल-कक्‍्त | . 
2. कलषित, सौन्दय भ्रष्ट । 

परि (रो ) माणम्‌ [ परि-मा-+-ल्युट्‌, पक्ष उपसगेस्यदीघ: | 
. मापना, (शक्ति या ताक़त कोगमापत््सब् 
परात्मपरिमाण विवेकमढ:--मुद्रा० ११०, कु० २॥८, 
मनु ० ८।१३३ 2. तोल, संख्या, मल्य- याज्ञ ० २।६२, 
१।२३१९ । 

परिमसार्ग:, परिमार्गणस्‌ [ परि-+मार्ग +घछ , ल्यूट वा | 
4. ढंढना, खोज करना, तलाश करना, पता लगाना, 
पदचिह्व देखते हुए खोज निकालना 2. स्पश, सम्पक 
--शि० ७।७५ 3. साफ़ करना, पोछना । 

परिमाजनम्‌ [ परि-| मज्‌-| णिच-| ल्यूट्‌ ] !. मांजना, 
साफ़ करना, झाड़-पोंछ करना 2. घी और शहद से 
बनी मिठाई । 

परिमित (भू० क० कृ०) [ परि+मा+क्‍्त | . मध्यम, 


सुगंधित 


| ५८८ ) 


मितव्ययी 2. सीमित 3. मापा हुआ, नपातुला 
4. विनियमित, समंजित । सम०--आभ रण (वि०) 
थोड़े आभूषण धारण करने वाला, मध्यमरूप से 
अलंकृत, -आयुस्‌ (वि०) अल्पाय, थोड़ी उम्र जीने 
वाल।,--आहार,--- भोजन (वि०) परहेजगार, मिता- 
हारी, कमभोजन करने वाला,--कथ (वि०) थोड़ा 
बोलने वाला, मितभाषी, नपे तुलछे शब्द बोलने वाला 
>-मेंघ ० ८३ । 

परिमिति: (स्त्री०) | परि-मा-+-क्तिन्‌ | . माप, परि- 
माण 2. सीमाबंधन । 

परिभिलनम | परि+मिल +ल्युट | 
रत्न ० २।१२ 2. सम्मिश्रण, मेल । 


. स्पश, संपक, 


४. था... राम, हू... मम मम मा. 


बा: ४४० इुम्मूमसु्मू 999» >> कक... हरा. स्‍ाा।.स्‍ा. हा गा. डा, 


परिमखम (अव्य०) [ अव्य० सं० ] मूँह के सामने, (किसी _ 


के) इद गि्दं, चारों ओर । 

परिमर्ध (वि०) | परि+मह --क्‍्त |] . भोला भाला, 
प्रिय, सरल, मनोहर 2. आकर्षक परन्तु मर्खे । 

परिमदित (म्‌० क० क्ृ०) [ परि-+मुद-+कक्‍्त ] [. पेरों 
तले रोंदा हुआ, कुचला हुआ, पददलित, दुव्यंवहार- 
प्रस्त--परिम दित मणालीम्लानमंगम्‌--मा ० १२२, 
उत्तर० १।२४ 2. आलिगित, प्रिरंभंण किया हुआ 
3. मसला हुआ, पीसा हुआ 

परिमृष्ठ (भू० क० क्ृ०) [| परि-+मृज्‌-+केत | 7. धोया 
हुआ, मांजा हुआ, शुद्ध किया हुआ 2. मसला हुआ, 
सस्‍्पशं किया हुआ, थपथपाया हुआज-वैणी० ३ 
3. आलिगन 4. फैला हुआ, ब्याप्त, भरा हुआ--कि ० 
६।२३ । हे 

परिमेथ (वि०) [ परि--मा+यत्‌ ] . थोड़े, सीमित--- 
परिमेयपुरः--सरौ--रघु० १॥३७ 2. जो मापा जा 
सके, गिना जा सके 3. सान्‍त, जिसको सीमा हो 
समापिका । 

परिमोक्ष: | परि+मोक्ष+घ्म्‌ ] . हटाया, मुक्त 
करना--प्रायो विधाणपरिमोक्षरुघत्तमांगान वजक़ांद्च- 
कार नपतिनिशितः: क्षरप्र:--रध्‌ ० ९।६२, सींगों को 
हदटाना--- अर्थात सींग तोड़ डालना 2. मकत करना 
स्वतंत्र करना, छुटकारा 3. खाली करना, मलत्याग 
4, बच सिकलतना 5. मोक्ष, निर्वाण । 

परिसोक्षणम्‌ [ परि-+मोक्ष्‌ + ल्यूटू | ।. मुक्ति, छुटकारा 

खील देना । 

परिभोषः | परि-+-म५-+घछ्ा | चराना, लूटाना, चीरी। 

परिसोषिन्‌ (पं०) | परि-+-मुष्‌-णिनि ] चोर, लटरा । 

परिमोहनस्‌ [ प्रा० स० ] . बहकाना, प्रलोभन देना 
फूसलाता, मत्रम॒ग्ध करना 2. व्यामोहिंत करना, प्रेम 
में अन्धा करना । 

परिस्लान (भू० क० कृ०) [परि-)-म्ला-]) कत | 4, मर्सझाया 
हुआ, मछित, कुम्हलाया हुआ, कु० २॥२ 2. श्रान्त, 


: परिराटिन (वि० |] 


अम्मा हरा, ॥ ;ााआा ॥ाा॥ ७७ ॥। ॥४४मूहू| ०००००४ेमू-*४ममह महू. ५५५७० जमा मा डा. हम 


का रा हा. सिम रा 8. 29 मू++।. मिला धरमामुभाा।.. मं. धर जा. रा हा मा मा मा 


हुर-_.्मूहुन्मूहु. हु ४ . हरा मल्‍ल्‍ल्‍ल्‍ममल्‍ मम 9... «8... 


शिथिल 3. क्षीण, निस्तेज, हतप्रभ 4. मलित, 
कल कित । 


| परिरक्षकः [ परि--रक्ष-- प्वुल | रक्षा करनेवाला, अभि- 


भावक । 

परिरक्षणम्‌, . परिरक्षा [ परि-- रक्ष+ल्यट, अडः-+-टाप्‌ 
च | ॥. रक्षा, संघारण, देखभाल करना-मनु० ९। 
५४, ७२ 2. ध्यान रखना, वनाये रखना, पालन- 
पोषण--न समयपरिरक्षण्ं क्षमं ते--कि० १।४५, 
3, छुटकारा, बचाव । 

परिरधथ्या [ प्रा० स० ] गली, सड़क | 

परि ( रो ) रंभ:, परिरंभणम [| परि+रभ-+-घछ्ा, पक्षे उप- 
सर्गस्यदीघे:, परि--रभ्‌--ल्यूटू ] आलिगन करना 
अंक मे भर लेना- द्वुतपरिरंभनिपीडनक्षमत्वम्‌--शि ० 
१।७४, १०।५२, उत्तर० १।२४,२७, कि पुरेव ससे- 
अ्रम॑ परिरमणं न ददासि--गीत्त ० ३ । 

[परि-रट-+घिनण | जौर से 
चिल्छाने वाला, चौखने वाहा, रट लगाने वाला । 

परिलघु (वि०) [प्रा० स०| !. बहुत हल्का (शा०) 
(कपड़ा आदि) 2. बहुत हल्का या जल्दी पचत 
वाला--क्षीण: क्षोण: परिलध्‌ पयः स्रोतसां चोपभज्य 
>-मेंघ० १३ 3. बहुत छोटा--उत्तर० ४॥।२१ । 

परिलृप्त (भु० क० क्ृ०) [| परि+लप्+-क्त | |. अन्त- 
बाधित, सबाघ, घटाया हुआ 2. नष्ट, लप्त । 

परिलेख: [परि-लिख्‌--पल्ा | . रूपरेखा, आलेखन, 
चित्रण, खाका 2. चित्र । 

परिलोपः: [परि-+लप्‌+घजा ] 4. क्षतिः 2. उपेक्षा, 
भूलचुक । 

परिवत्सरः [प्रा० स०] वर्ष, एक समचा वर्ष, वर्ष का 
आवतंन- देब्या शन्यस्य जग्रतो द्वादश: परिवत्सर: 
--उत्तर० ३॥३३ । 

परिवजंतम [परि-+-व॒ृज्‌+ल्यूट| . छोड़ना, (ंयागना, 
तजना 2. छोड देना, तिलांजलि देना 3. वध, हत्या । 

परि (री) वबते: [परि-+-वृत्‌ू+घछ्ण, पक्षे उपसगस्य 
दीघे:| . परिक्रमण, (ग्रह आदि का) घृमना 2. 
कालचक्र, कालक्रम, कालगति-युगशतपरिवताीन्‌ 
> +शा० 9।३४ 3. यंग का अन्त -शि० १७।१२ 4 
आवृत्ति, पुनरावतेन 5. परिवर्तत, अदल-बदल-- तदी 
दशो जीवलोकस्य परिवरतें:--उत्तर० ३, जीवन को 
परिवर्तित अवस्था परिस्थितियों में अदल-बदल , इसी 
प्रकार--जीवलोकप रिवतं॑मनुभवामसि-- मा ० ७, स्वर 
प्रिव्त: मच्छ ० १ 6. प्रत्यावतेन, पलायन, अपक्रमण 

वर्ष 8. पुनर्जन्म, आवागमन 9. विनिमय, अदला- 

वदली--शि ० ५१३९ 0. पुनरागमन, वापसी ] 
आवास 2. किसी पुस्तक का अध्याय या परिच्छद 
3. कुर्मावतार, विष्ण का दूसरा अवतार । 


( ५८९ ) 


परिवर्तक (वि०) [परि+व॒ृत्‌+णिच्‌ -ण्वुल ] . घुमान 
वाला, चक्‍कर देने वाला 2. बदला चकाने वाला, 
वापिस करने वाला । 

परिवतंनम [परि--व॒त्‌--ल्यट | ।. इधर उधर घृमना 
इधर उधर मड़ना (बिस्तर आदि पर ) करवट बदलना 
--कु० ५११२, रघ० ९।१२, शि० ४॥४७ 2. इधर 
उधर मह फिराना, चक्‍कर काटना, चकराना 3 
क्रान्तिकाल, चक्र का अन्त 4. बदलना-- वेषपरियवतनं 
विधाय--पंच० ३ 5. अदला-बदली, विनिमय ७ 
पलटना, उलटना । 

परिवर्तिका [परि-+वृत्‌+ण्वुरू--टापू, इत्वम्‌] (आयू० ) 
लिग की अग्रत्वचा का सिकुड़ जाना । 

परिवर्तिन (वि०) [परि-+-वत्‌--णित्ति | 7. इधर उधर 
मे ड़ने वाला, घमने वाला 2. सदा-प्रत्यावर्ती, वार २ 
आने वाला,--परिवतिनि संसारे मृत्रः को वा न जायते 
>-पंच० १।२७ 3. बदलने वाला 4. निकट रहने 
वाला, इधर उधर घूमने वाला 5. प्रत्यावर्ती, पलायन 
शील 6. घिनिमयशील 7. क्षतिपूर्ति करने वाला, 
बदला देने वाला । 

पश्विर्धनम [परि--वृध-+ल्यट्‌] . वढ़ना, विस्तृत होना 
2. संवधन, पालन-पोषण करना 3. बड़ा होना 
वद्धि । 

परिवसथ: [परितों वसन्ति अन्न--परि --वस्‌ +अथ] गाँव । 


परिवहः [परि-+वह-अच्‌ |] वायू के सात मार्गों में एक 
”छठा मागं, इसी मार्ग से सप्तष घमते हँ तथा 
आकाश गंगा बहती ह,-- सप्तरषिचक्र स्वरगंगां षष्ठ 
परिवहस्तथा -- वाय के दूसरे मार्गों के लिए दे० 
वायु के नीचे, तु०--कालिदास द्वारा दिये गये परि 
वह के वर्णन-त्रिस्त्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीषि वतंयति च प्रविभक्तरश्मि:, तस्य द्वितीय 
हरिविक्रमनिस्तमस्क॑ वायोरिम॑ परिवहस्य वदंति 
मागम--श ० ७।६ । 

परि (री) वादः [परि-+वद-|-घज्म , पक्षे उपसगस्य दीगेः | 
कलंक, निन्‍दा, वबदनामी, गाली--अयमेव मयि प्रथम 
परिवादरतः--मालवि ० १, याज्ञ ७० १।१३३ 2. लोका- 
पवाद, कलक, दूषण, अपकोति--मा भूत्परीवादन- 
वावतार:--रघु ० ५।२४, १४८६, महावी० ५।२८ 
3. दोषी ठहराना, दोषारोपण करना-म॒च्छ ० ३॥३० 

सारंगी बजाने का उपकरण 

परिवादकः [परि--वद--णिच्‌ +पण्व॒लू | 4. वादी, अभि- 
पोक्‍्ता, दोषा रोपक 2. सारंगी बजाने वाला । 

परिवादिन (वि०) [परि--वद-+णशिनि] खरीखोटी सुनान 
वाला, निन्‍्दा करने वाला, गाली देने वार, बरा-भला 
कहन वाला 2. दोषारोपण करने वाला 3. चीखन 
वाला, चिल्लाने वाला 4. निन्दित, कलंकित-- (पं ) 


दोषारोपण करने वाला, वादी, अभियोक्‍ता,--नी 
सात तारों की वीणा, शि० ६।९, रघ्‌ृ० ८।३५। 

परि (रो) वापः | परि+वप्‌+घज, पक्षे उपसगेस्य 
दीर्घ:। 4. मुंडन या हजामत करना, मूंडना या वारू 
काटना 2. बोना 3. जलाशय, पलल्‍्वल, पोखर, जोहड़ 
4. सामान (घरका) 5. नौकर-चाकर, अन चर व । 

परिवापित (वि०) [परि-+वप्‌+-णिच्‌ |-क्त] मंडा हुआ 
जिसके वाल कट हुए हो या जिसन हजामत करा ली हो । 

परि (रो) वारः [ परिब्रियते अनेन -परि--व॒+घन्म , 
पक्षे उपसगंस्य दीघे]) . नौकर-चाकर, अनच रर्ग 
टहलए, अनुयायी --- (यानं ) अध्यास्य कन्या परिवार 
शोभि---रघु० ६॥१०, १२।१६, ग्रहगणपरिवारो 
राजमार्ग प्रदीप:---मच्छ ० १५७ 2. ढक्‍कन, चादर 
3. म्यान, कोष । 

परिवारणम | परि वन णिच-ल्यट | 4. हृक्‍कन 
लिफाफ़ा 2. नौकर चाकर, अनचर 3. दूर हटाना । 

परिवारित ( भू० क०क्ृ ० ) | परि|-व-+णिच्‌ --क्त |] 
. परिवेष्टित, लपेटा घरा हुआ 2. व्याप्त, 
फंलाया हुआ - शि० ३।३४ कि० ५।४२,- तम्‌ ब्रह्मा 
का धनष । 

परिवासः [ परि--वस 
टिकना, प्रवास, बसेरा। 

परि (री) वाहः [ परि-+वह +घजञ , पक्षे 
दीघे: | । (तालाब का ) । 

परिवाहिन (वि०) [परि+-वह +णशिनि |छलकता हुआ, 
जैसा कि--आनन्दपरिवाहिणा चक्षपा---श ० ४ । 

परिविण्ण: (ज्ञ:), परिवित्त:ः, परिवित्तिः [परि--विद्‌ -|- 
क्त, पक्षे नत्वणत्वयोरभाव:, परि-विद्‌-|-कितिच ] 
अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह 
हो गया हो - दे० मन० ३।१७१, 'परिवेत भी । 

परिविद्धः [परि-+-व्यध्‌ -|+-क्त | कुबेर का विदश्ेषण । 

परिविदक:, परिविदत्‌ (पृं०) [परि--विद्‌--ष्वुल, शत 
वा] विवाहित छोटा भाई जिसका बड़ा भाई अवि- 
वाहित हो । 

परिविहारः [परितो विहारः प्राण्स०] इधर उधर सर 
करना, घमना, टहलना । 

परिविद्वल (वि०) [प्रा०स०] अत्यन्त व्याकुल, क्षुब्ध या 
घबड़ाया हुआ । 

परिवदढः [परि-+-वृह -+-क्त |] स्वामी, प्रभु, मालिक, प्रधान, 

(विशेषण की भांति भी प्रयकक्‍्त)- कि भव 

परिव॒द्या न विवोढ तत्रतामपनता विवदंते-नं० ५५२, 
कु० १२।५८, महावी० ६।२५, ३१,४८ । 

परिवत (भृ०क०क्ृ०) [परि-+-व+कत] |. घिरा हुआ 
परिवेष्टित, सेवित 2. प्रच्छन्‍न, गुप्त 3. व्याप्त, फंलछा 
हुआ 4. ज्ञात । 


घञा | आवास स्थान, ठहरना 


उपसगगंस्य 


( ५९० ) 


परिवत्त (भ०क०क०) [परि--वत्‌--क्त] $. घ॒मा हुआ, 
मोड़ा हुआ अधम॒खी --विक्रम ० १।१७ 2. प्रत्यावरतित 
पीछ मड़ा हुआ 3. अबला-वदली किया हुआ, विनि- 
मय किया हुआ 4. समाप्त किया हुआ, अन्त किया 
हुआ, - त्तम्‌ आलिगन । 
परिवत्ति: (स्त्री०) [ परि+वृत्‌+-क्तिन्‌ ] 4. क्रांति-- 
शि० १०।९१ 2. वापसी, लोटता 3. विनिमय, 
अदला-बदली 4. अन्त, समाप्ति 5. घेरा 6. किसी 
स्थान पर टिकना, बसना 7. ( अलं०» शा० ) एक 
अलंकार जिसमें किसी समान, कम या बड़ी वस्तु से 
विभिमय हो -परिवत्तिविनिमयों योथर्थ्थानां स्थात्समा- 
समे:-काव्य ० १०-उदा ०-दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह 
हुदयं मम, मया तु हृदय दत्त्वा गृहीतो मदन ज्वरः । 
सा० द० ७३४ 38. अर्थ को बिना बदले एक शब्द 
के स्थान में दूसरा शब्द रखना, जसा कि - शब्दर्परि 
वृत्तिसहत्वम- काव्य ० १० उदा० “'वृषध्वज' में ध्वज 
स्थान में लांछडन या वाहन लगाया जा सकता है । 
परिवद्धिः (स्त्री०) [प्रा०स०] संवर्ध न, बढ़ती, उन्नति । 


परिवेत्त (पुं०) परिवेदकः [ प्राण्स० ] विवाहित छोटा 
भाई जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो - -रघ० १२।- 
१६, ज्यष्ठे अनिविष्ट कनीयान्‌ निविशन परिवेत्ता 
भवत्ति, परिविण्णो ज्यष्ठ:, परिवेदनीया कन्या, परि- 
दायी दाता, परिकर्ता याजक:, सर्व ते पतिता:-- 
हारीत । 

परिवेदनम | परि--विद -- ल्यट | 4. बड़े भाई के अविवाहित 
रहते छोटे भाई का विवाह 2. विवाह 3. पूरा या 
सही ज्ञान 4. उपलब्धि, अधिग्रहण 5. अग्न्याधान,--- 
?१।६० 6. सवव्याप्ति, विश्वव्यापी या विश्व- 
सत्ता, ना . समझदारी, बृद्धिमानी 2. वृद्धिमत्ताः 
दूरद्शिता । 

परिवेदनीया, परिवेदिती [ परि--विद +-अनीयर्‌ --टाप 
परि-विद --णिनि +-डीप्‌ | उस छोट भाई की पत्नी 
जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो 

परि (री) बेशः (प:) [परि--विश्‌ (ष्‌)+घछजा , पक्षे 
उपसगगंस्य दीर्घप। 4. भोजन के समय सेवा करना, 
भोजन बांटना, भोजन परोसना 2. वृत्त, चक्र, (दीप्ति) 
मंडल -रघ० ५७७४, ६।१३, शि० ५॥५२, १७॥९ 

(विशेषत:) सूयमंडल या चन्द्रमण्डल लक्ष्यते 

सम तदनन्तरं रविबद्धभीम परिवेषमंडलः- --रघ्‌० 
११।५९ +. वृत्त की परिधि 5. सूयंबिब, चन्द्रविब 
6, कोई वस्तु जे घेरतो ह या रक्षा करती है । 

परिवेषकः [ परि--विध१--ण्वलू ] भोजन परोसने वाला । 

परिवेषणम्‌[ परि+विष्‌--ल्यट | 4. भोजन परोसना 
(सेवा के लिए ) प्रस्तुत रहना, भोजन वितरण करना 
2.लपेटना, घेरना 3. सयमंडल, चन्द्रमंडल 4. परिधि । 


फ्रिवेष्टनम्‌ [ परि-+-वेष्ट--ल्यट ] . घेरना, लपेटना 
परिधि 3. ढक्‍कन, आवरण । 

परिवेष्टट (पू०) [ परि--वेष्ट---तृच् ] भोजन के समय 
सेवा करने वाला, भोजन परोसने वाला --मझरुतः परि 
वेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गहे--ऐत ० । 

परिव्यय: [ प्रा० स० ] . लागत, मूल्य 2. मिचेमसाला । 

परिव्याध: [ परि+व्यथ्‌-ण ] नरकुल या सरकंडे की 
एक जाति । 

परिब्रज्या [परि- व्रज्‌ +-क्यप्‌ +- टाप |।. चहलकदमी करना 
जगह जगह घमते फिरना 2, सनन्‍्यासी होना, साध 
महात्माओं का जीवन विताना 3. सांसारिक मोहमाया 
का त्य।ग, व राग्य म॑ अनराग, घामिक साघना । 


परिब्राज्‌ (पुं०) परिब्राजः, जकः [ परित्यज्य सर्वान्‌ विष- 
यभोगान्‌ ब्रजति परि-+-ब्रज्‌ +क्विपू, घव्म, ण्वुल 
वा | भ्रमणशीरू साथ, अवधत, तपस्वी, सत्यासी 
(चौथ आश्रम में) जिसने सांसारिक मायामोह का 
त्याग कर दिया हो । 

परिशाइवत (वि०) (स्त्री० -ती) [ प्रा० स० | सदा के 
लिए उसी रूप में बना रहने वाला । 

परिशिष्ट (वि०) [ परि-+-शिष्‌--क्‍्त ] छोड़ा हुआ, वचा 
हुआ, - ष्टम्‌ सम्प्रक, अतिरिक्त जेंसा कि 'गृद्य 
परिशिष्ट । 

परिशोलनम्‌ [ परि--शील-|- ल्यूद ] ।. स्पर्श, सम्पके 
(शा०)-ललितलवंगलता परिशी लनकोमलमलयसभस्‍्ी रे 
>गीत० १, इसी प्रकार-- वदनकमलपरिशीलन- 
मिलित “११ 2. अनवरत सम्पर्क, आपसीमेल- 
जोल, पत्र व्यवहार 3. अध्ययन, (किसी वस्तु में) 
आसक्ति, स्थिर या निश्चित वृत्ति --काव्याथ्थ० 
सा० ६० । 

परिशद्धिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] 4. पूर्ण शद्धि, 
उत्तर० ४ 2. दोष-शद्धि, रिहाई । 

परिशुष्क (भू० क० कृ०) [ परि+शष+क्त ] : 
तरह सूखा हुआ, सखाया हुआ, तपाया हुआ,--तृषा 

महत्या परिशुष्कतालवः -क्रतु० १।११ 2. मर्झाया 

हुआ, कुम्हलाया हुआ, (गालों की भांति) चिपका 
हुआ,-- ध्कम्‌ एक प्रकार का तला हुआ मांस । 

परिज्ञन्य (वि०) [ प्रा० स० ] बिहकुल खाली 
८।६६ 2. सवथा स्वतन्त्र, नितानत शनन्‍्य-- १९।६ । 

परिश्वृतः [ परि-- श्र +-क्त | तीक्ष्ण मदिरा । 


रि ने () 


परि (रो) शषः [ परि+शिष्‌ -- घछा, पक्षे उपसगंस्थ 
दीघ: ] . बचा हुआ, बाकी 2. परिशिष्ट 3. समाप्ति, 
उपसहार, संपृति । 


परिशोध:ः, परिशोधषनम्‌ | परि--शधघ्‌, घव्य ल्यूट ] ३. श॒द्ध 
करना, मांजना 2. छटकारा, भारावतरण, (ऋण 
आदि का) भगतान । ह 


( ५९१ 


परिशोषः [ परि+शुष्‌+घज्ण ] बिल्कुल सख जाना, 
पूरी तरह भून जाना । 

परिश्रम: [ परि+श्रम-|-घझऊ ] 4. थकान, थक कर 
चर २ होना, कष्ट, पीडा--आत्मा परिश्रमस्थ पद- 
मपनीत:-- श० १, रघ० १।५८, ११।१२ 2. चेष्टा, 
उद्योग, गहन अध्ययन, लगातार व्यस्त रहना - आय 
क्ृतपरिश्रमो5स्मि चतु:पष्टयंग ज्योति: शास्त्रे-म्‌ द्वा ० १। 

परिश्रयः [| परि-+-श्रि--अच ] १. सम्मिलन, सभा 2 

 स्त्री०)[ परि-| श्रम -- क्तिन ]॥. थकान, 
ऊब, कष्ट, थक कर चर चूर होना 2. उद्योग, चेष्टा । 

परिइलेष: [| परि- श्लिष-|- घझ ] आलिगन । 


परिषद्‌ (स्त्री०) [ परितः सोदन्ति अस्याम्‌-- परि-+-सद्‌ 


-+क्विप्‌ ] !. सभा, 
गण ---अभिरूपभूयिष्ठा 
घमंसभा, मीमांसासभा । 

परिषदः, परिषटाः | परितः सीदति--परि+सद -! -अच, 
यत | किसी सभा का सदस्य या मबर । 

परिषकः, परिषेचनम | परि--सिच -- घज्म , ल्यट | पानी 
छिड़कना या उडेलना, गीला या तर करना । 

परिष्कग्ण (न्न) (थि०) [ परि-+-स्कन्द्‌--क्त, णत्वं वा ] 
दूसरे से पालित, - ण्ण: पोष्यपुत्र, जिसे किसी अपरि- 
खित न पाला पोसा हो । 

परिष्क॑ (स्कम) द (वि०) [ परि-+सस्‍्कन्द्‌ -- घर्ण ] 
दूसरे के द्वारा पाला गया, --दः 4. पोष्य पुत्र 2. भत्य, 
सेवक । 

परिष्कारः [ परि+क्‌॒--अपू, सुट्‌, षत्थम्‌ | सजावट, 
अलूंकत करना । 

परिष्कार: | परि+क-+घछज् , सुट पत्वम | 4. सजावट, 
आभूषण, अलंकरण 2. पाचनक्निया, खाना पकाना 
3. दीक्षा, आरंभिक संस्कारों द्वारा पवित्रीकरण 
4. (घर का) सामान ('परिस्कार भी इस अर्थ में) । 


परिष्कृत (भू० क० कू०) [ परि+क-+-क्त, सट, षत्वम्‌ | 
4. अलंकत, सजाया हआ-+कि० ७(४० 2. पकाया 
गया, प्रसाधित किया गया 3. आरंभिक संस्कारों द्वारा 
अभिमन्त्रित (दे० परि प्वक क ) ('परिस्कृत भी 
इस अर्थ में) । 

परिष्क्रिया [ परि -- क--श-+टाप्‌, सूट | अलंकरण, सजा- 
बट, श्ूगार । 

परिष्टो (स्तो) मः [ परि-+-स्तु+मन्‌, पत्व॑ वा | . हाथी 
की रंगीन झल 2. आच्छादन, आवरण । 

परिष्पं (स्पं) दः [ परि+स्पंद-+-घजा , षत्वं वा | 
4. नौकर-चाकर, अनूचर 2. (फूलों से) केश शछ्ूंगार 
3. श्गार, सजावट 4. धड़कन, थरथराहट, धकघक, 
स्पंदन 5. खाद्यसामग्री, संवर्धन 6. कुचलना । 


सम्मिलन, मन्त्राणासभा, श्रोत- 
परिषदियम -- श० १ 2. 


) 


परिष्वक्त (भू० क० क०) [ परि-+स्वंज्‌-+-क्त | परिरब्ध 
आलिगित या आलिगनबद्ध । 


' परिष्वंग: | परि+स्वंज--घछा | 4: आलिगन--कि० 


१८।१९, हि० ३।६७ 2. स्परशं, सम्पक, मेल-मिलाप 
>“'भेत ० ३।२१७ | 

परिसंकत्सर (वि०) [ ऊध्व॑ संवत्सरात्‌ृ--अव्य ० स० | 
प्रा एक वर्ध का,--र₹: प्रा वर्ष, परिसंवत्सरात पर 
एक वर्ष से ऊपर, -मन्‌ ० ३।११९ । 


परिसंख्या | परि-+सम्‌+रू्या--अहू--टठाप | 4. गिनती 
संगणना 2. योगफल, जीड़, पर्ण सख्या- वित्तस्य 
विद्यापरिसंस्थया मे--रघु० ५॥२१ 3. (मीमांसा० 
में) अपाकरण, विशेष विवरण, स्पष्ट रूप से बताई 
गई ऐसी सीमा जिससे कि विहित वस्तुओं से भिन्‍न 
सभी वस्तुओं का निषेध हो जाय; परिसंख्या-विधि 
(जी पहली वार विधान किया जाय) तथा नियम 
(घित्विध विकल्पों में से किसी विशेष विकल्प का 
चुनाव ) का विपरीताथक दाब्द; विधिरत्यन्तमप्राप्तौ 
नियम: पाक्षिके सति, तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परि- 
संख्तेति गीयते। उदा० पंच पंचनखा भक्ष्या: मीमांसको 
द्वारा बहुचा उद्धत), मन॒० ३।४५ पर कुल्ल ०-अय 
लियमविधिने तु परिसंख्या 4. (अलं० में) विशेष 
उल्लेख या एकान्तिक विशेष विवरण, अर्थात्‌ जहाँ 
जाँच करके या बिता किसी पूछताछ के किसी बात 
की पुष्टि की जाय जिससे कि किसी अन्य वंसे ही 
वस्तु का अभिहित या अध्याहृत खंडन हो (इलेष पर 
आधारित होने की स्थिति मे यह अलूुकार विशेष 
भावोत्पादक हीता हैँ) यस्मिश्च महीं शासति चित्र- 
कमंस वर्णसंकराइचापेष गणच्छेदा: आदि या-यस्य 
नूपुरंष मखरता विवाहेष करग्रहणं तुरंगेष कशाभि- 
घात: - का०, अन्य उदाहरणों के लिए देखो--सा० 
द० ७२३५ । 


परिसंख्यात (भू० क० क०) ॥. गिना हुआ, हिसाब लगाया 
हुआ 2. एकान्तिकरूप से विशिष्ट या निर्दिष्ट । 

परिसंख्यानम | परि--संख्या-- ल्यदट | !. गिनती, जोड़ 
पर्णसंख्या 2. एकान्तिक विशेष निर्देश 3. सही 
अन मान, ठोक अंदाजा । 

परिसंचर: | परि-+सम-|-चर्‌-|-अच्‌ ] विश्वप्रलय का 
समय । 

परिसमापन, परिसमाप्तिः (स्त्री०) | परि--सम्‌ --आप्‌ 
+ल्यट, क्तिन | सम।प्त करना, प्रा करना | 

परिसम हनम [| परि-+सम+ऊह +ल्यट्‌ |] 4. एकत्र 
करना, ढेर लगाना 2. (अग्नं: समन्तात्‌ माजनम ) 
यज्ञाग्ति के चारों ओर (विशेष रीति से) जल 
छिड़कना । 

परिसरः [ परि+स-+-घ ] !. तट, किनारा, सामीप्य, 


( 


आस पास, पड़ोस, पर्थावरण (किसी नदी, पहाड़ या 
नगर का )-गोदावरीपरिसरस्थ गिरेस्तटानि--उत्त र० 
३॥।८, परिसरविषपयेष लोढमक्ता:--कि० ५॥३८ 
2. स्थिति, स्थान 3. चौडाई, अजं 4. मत्य 5. निग्रम 
विधि । 

परिसरणम [ परि--स-+ल्यद | इधर-उघर दौडना । 

परिसप: | परि-|- सप्‌-- घझा | 4. इधर-उधर घमना, 

खोज म' निकलना, पीछा करना, अनसरण करना 

3. घेरना, मण्डलाकार करना । 

परिसपंणम [| परि-+-सप्‌--ल्यट ] 4. चलना, रंगना 
2. इधर-उधर दौड़ना, उड़ना, भागना-पतंगपते 
परिसप्ण च तुल्य:---मच्छ ० ३।२१ । 


परि (री) सर्या, परि (रो) सारः [ परि--स +श--यक्‌ 
-+टाप घज्म वा पक्ष उपसगंस्य दीघ: | इधर उधर 
प्मना फिरना, प्रदक्षिणा, फरी । 

परिस्तरणम्‌[ परि--स्त--ल्यट |] . बिछाना, फलाना 
इधर उधर बखरना 2. आवरण, ढक्कन । 

परिस्फुट (वि०) [ प्रा० स० ] 7. सवंथा समतल, व्यक्त 
स्पष्टगोचर 2. पूणविकसित, फूला हुआ, बढ़ा हुआ । 

परिस्फुरणम्‌ [ परि-+स्फुर--ल्यूट्‌ ] . कपकंपी, थरथरी 

कली का खिलता । 

परिस्यंदः [| परि--स्यन्द +- घलम ] . रसना, वंद २ टप- 
कना, चूना 2. बहाव, धारा 3. अनुचरवर्गे --दे ० 
'परिष्यद । 

परिस्नरवः | परि--सत्रु-अप्‌ ] . बहना, बहाव 2. नीचे 
सरकना 3. नदी, भिप्ज॑र । 

परित्रावः [ परि-- स््र-+-णिच्‌ --अच्‌ ] निकास, निमत्रनाव । 


परिख्नुत्‌ (स्त्री ० )|परि-+-स्रु+क्विप्‌ -तुक, | .एक प्रकार 
की नशीलो शराब 2. रिसना, टपकना, बहना । 

परिख्रुता | परिखस्रत-+टाप्‌ | .एक प्रकार की मादक शराब 
2. रिसना, टपकना, बहना । 

परिहत (4०) [ परि-+-हन्‌+-क्त ] ढीला किया हुआ । 

परिहरणम्‌ | परि+-ह-+ल्यट ] . छोड़ना, तजना, तिलां- 
जलि देना 2. टालना, कतराना 3. निराकरण करना 
4. पकडना, ले जाना । 

परि (री) हारः [परि-|-ह +घव्म , पक्षे उपसर्गस्य दीघे:] 
. छोडना, तजना, तिलांजलि देना, त्याग देता 
2. हटाना, दूर करना जैसा कि 'विरोधपरिहार' में 
4. मिराकरण करना, निवारण करना 5. उल्लेख न 
करना, भूल, चुक 6. आरक्षण, गृप्त रखना 7. गाँव 
या नगर के चारों ओर सामान्य भृखण्ड--धनः शर्त 
परीहारो ग्रामस्थ स्थपात्समंततः--मन ० ८।२३७ 

विशेष' अनदान, छूट, विशेषाधिकार, शक्ल से 

माफ़ी या छटकारा मन० ७।२०१ 9 तिरस्कारः 
अनादर 0. आपत्ति । 


५९२ ) 


परिहाणि: (निः:) (स्त्री०) [ प्रा० स० ] . घटी', कमी, 
नक़सान 2. मर्साना, क्षीणप होना--रघ० १९।५०। 


' परिहायय (वि०) | परि+ह+घजा ] कतराये जाने के 


गेग्य, टाले जाने के योग्य, जिससे बचा जाय, जिसे 
ले जाया जाय या दूर किया जा -यः कंकण । 

परि ( रो ) हासः [ परि-- हस +-घझा ] !. मखौल, मज़ाक 
हंसी, ठटठा>लत्वराप्रस्तावोडई्यं न खल परिहासस्प्र 
विषय:--मा० ६।१४, परिहासपृर्वम --मख्ौल में 
हँसी दिल्‍लगी में--रघु० ६।॥८२--परिहासविजल्पितम्‌ 
>-श० २।१८, मखौल में कहा हुआ--परीहासा श्चित्रा: 
सततमभवन्‌ यन भवतः, वेणी० ३॥१४, कु० ७।१९, 
रघ० ९८, शि० १०।१२ 2. हँसी उड़ाना, उपहास 
करना । सम०--वेदिन्‌ (पुं०) विदूषक, हंसोकड़ा, 
रसिक व्यक्ति । 

परिहत (भू० क० क्ृ०) | परि--हृ० क्त ] . कतराया 
हुआ टाला हुआ 2. छोड़ा हुआ, परित्यक्त 
3. निराकृत, अपास्त (आरोप या आपत्ति आदि) 
4. लिया हुआ, पकड़ा हुआ-दे ० परिपृवक हू । 


परीक्षक: [ परि-+-ईक्ष --ण्वुल | परीक्षा लेने वाला, जाँच 
करने वाला, न्याय करने वाला । 

परोक्ष णम [ परि-+-ईक्ष--ल्यट ] जाँच पड़ताल करना 
परखना, इम्तहान लेना -मन० १।११७ | 

परीक्षा [ परि--ईक्ष+-अ--टाप्‌ | !. इम्तहान, जाँच 
परख-पत्तने विद्यमानेडपि प्रामे रत्नपरीक्षा--मालवि"० 
१, मनु० ९११९ 2 (विधि में) जाँच-पड़ताल के 
विविध प्रकार । | 

परीक्षित (पं०) [ परि--क्षि -क्विपू, तुक, उपसगस्प 
दीघे: | अर्जन का पौन्र, अभिमन्य का पुत्र, युधिष्ठिर 
के पश्चात्‌ यही हस्तिनापुर को गदह्टी परव ठा; साँप 
द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु हुई। कहते हें, 
इसी के राज्य से कलियंग का आरंभ हुआ | 


परीक्षित (भू० क० कृ०) [ परि-+ईक्ष-+कक्‍्त | परखा 
किया, जाँच पड़ताल की गई--परी क्षितं काव्यसुवर्ण- 
मंतत--विक्रम ० १।२४ । 

परीत (भ० क० क्ृ०) [ परि--इ-+-कक्‍्त | !. घिरा हुआ 
पर्यावत 2. समाप्त हुआ, बीता हुआ 3. विगत, व्यतीत 
4. पकड़ा हुआ, अधिकार में किया हुआ, भरा हुआ-- 
कोषपरीतमानसम--कि ० २॥२५, मद्रा० ३॥३० । 

परीताप, परोपाक, परीवार, परीवाह, परीहास आदि--दे० 
'परिताप' आदि । 

परीप्सा [परि-+-आप -|-सन -अ-+-टाप] 4. प्राप्त करन 
की इच्छा 2. जल्दी, शी घ्रता । 

परी रम [प१+ईरन | एक फल । 

परोरणम [परि-+-ईर--ल्यट]| 4. कछवा 2. छड़ी 3 
पोशाक, वेशभषा । 


| #8४ [ /२]४-१0७ | (०४) ४0४७ 


| >4।४7८ (॥>॥३।॥२।६ 
'&!४४७ + (॥४६४०७ ४ ६ 20% 'ट८ ४४७ ४२7/ 


७०७६ 882 ॥3+# ५ |०।७ ]. | &॥ +]॥8४-+ | :४|॥७५ 


| ६४४।३ ०:|॥५---4७४ 


[॥20 ७&४ ।90७ है [४ | ७७-०७ ] (०४|) ४2७ 


| ०»।८४ ४०१४ 
० ०--072॥750962]]00 २ ॥0॥२|/८०५ |292|।०|४४॥६।।६ 
--4% [(४8॥0 ॥772]% [४ २७ ।॥४ ॥७।६-- ॥ 
[५७ [0७ )॥2६--&।£ 4% ४॥४७ ॥५२ || --- ४७४ ॥५ 
७४७ 4७४७४-- 2४६ //४४ (०४) 9४-->४2/४ (६०॥॥ 
०।४ ४2० 20७ [॥९/॥७।)> ७ [॥६४ :॥६७४- 23८ >]2]<] 
'#श७ (४ 8॥७ (०४१) ४७&७--[>४४ :७४७/४-- 
0७०॥08] - ॥४2।६४ 7 3 40॥0॥ ॥/09/0/  >५७४० 
8000 [४ ॥॥० 4-08 4६ ००० ॥४॥ !॥०॥०४ ४ [।२ 
2४० --॥7०5 #॥|४7 ॥% >]%४ ५0 :४०॥॥७७-- ॥॥७।०४] 
% ४०] ४४०३७ >४ ।% [|५ (92-) #३४ 
॥०४] ५ (७//५ :809-- ६ 4209)2/| >0५% ऐड 
“68 ह। है ०/2॥॥2 ०४ 8 4/0809 ।७४३० >५%(| ।2।५% ।% 
[(82% >(॥४ ॥४७ ५४।2 ७४| &[७ [५४ 2॥५%।२।॥०८॥।२।)६ 
80005| ॥०॥30  ]809) 4>/%|।) ३०% --॥:2] ५४ 
]७७ ७ [ल्‍+0 ३2५--५४२|५--!७।४ (७४८ ै»!+ 
9087२ 8।४७४७% :2१४--०॥४)॥४ 480/॥ ।५ [॥६(३॥/४ 
४2] [४ [0 ५७/४2२£--७0 (४५ 2४.० | >५।६) 
॥+४ (०७७|) >48॥8 - ७५०० ॥६७2।५ :७0|॥६-- ४2/ 
(:४) ॥09|॥: >%॥७2 (50 ४०६॥६--- ०४४ । 20 ।५% 
४।९ :॥४---.% 4% ४०।७ # 49% '६ ७:४७ ।५ /0।४ 'ट 


# 082, ४] ॥2॥ /।७ ॥9४ 7] [ &६- ॥0७ | 8॥४ 


॥ &४५%५०।> /२|॥7|0/ 


9|2९--4७० ५ ।»॥६॥० 2 (६-/२|।०॥॥७-०१६६ ०॥०७४) ॥७४ 


। 5०2 9]0508 4।2282 4% 24]£ '£ #6॥।६ ०१४६ 
]02(%2॥72)50। ॥|।४४४६ 2]/००-॥४॥४ - ६०» |।० 
०३७।०३४ ०७३०७ ०१४ ०|२--:॥०००+ ०2)4०७ ॥॥०४७ >२ 
“39९।॥08४ ०३०--:/०2|।०।६॥०॥०।2 :।२००+४ +# 9 20% 
“48४8 4॥ <००।४ ४2॥ ८0| ६०४०] 3 62॥ 


॥)>४ ". [:>४3० 40>०॥फ ०४] फशदन॑98$| ७०४ 


(8[५% ५॥ ।५% ॥॥> 
22% >]५७॥४ ५ >0[७) 45/७2 [०७४ ०४ :१॥०२/२ 


[॥9£ :(2 :2५ >/%|-- 92-३४ ] ३०००४ :29॥>४ 


| ४४७|४: ।2१॥०॥४ >]॥४ 2५2॥४ (०(४-३--४३॥ ) 
८०॥४० [०98० >»१ ४ [/0॥/£ (०४७| ) +5|४-- ४५॥६७६ % 
229 (२५ 8 /स्‍२|०।०)४ (४ 9॥8> :0॥६-- ०४२ 
| ०९ ४।०८ ०७४७--॥५७०७५ ४)।४४७४७ (४॥४७ 0>८8 
-42[/ 78 ०॥४।७६--+४७२०॥।७॥०४]| ६8/:2॥ >॥-2॥7।% 
(0 ८ ०४|७।७--:/४७७ ४ ३!७।- ५५०४) 


( 


गे 

&(७४-- (७8४ 0 ॥७॥| €& ०४७) है (3 +8/76 
# +#ओे फू ॥+90४]॥7५८] 20०9] ६ ४०% 2५७४ [५ बे 
(8 2७, ,क# है 20%, ,# ६२०४६, (843) 
(90४७४ [002 )-- ०४ ०॥ ५ ०॥३)/६ 4॥802 “०।॥५ 
फू 082%, ३ 8।०।४६ ०४-२७] ॥४०४७ (।४ 9/३ 
७ ७ !॥४)४ [॥०) <&%/>७ (| ०१॥०) “2 ।२०४७]७॥९ 
)2]७२|४०)॥४ '] #४४-- (।२।॥४०७७ :४४- ० ३8 ०४ ०३ै|-- 
00०|>|७।४ ऐै ४0४8 ५ ४।५४, 28॥८ ०।४--:४०/४ 
।0६-०॥708[2४ -- )2/2|2]//£ //#॥४  ।99 ६ ६३।० 
० ।३»--::/४|०४/ :/६|२07५0 ॥08 (०)॥३2-- 2252] |0)2॥£ 
८2 >७»([0॥४ € &£ ३५७०| (॥० >2॥७ !४ २४४५ (४ 

92029]2 ]. [०४ ०॥४-- ३७ :०४॥४] (०४]) ४३४ 
। (2 %) ॥॥० >॥89 ५ [॥५ %॥॥ 2४ [+॥२-+- 

७५-2७ '£--5+३--०४] ॥६४2१६४ (०३६०) :#9३४ 
| ४2] >»(॥६ ७०] ६४०४ 

[०३७ ०४७] ४»|2।2 >॥२>|>४| (०७००) ४3३६७ "2|8६४७ 
| 23 ०६ ४७)७०७७|५ :७४४७-- ( ०६० ) 
5]2६---0) 4।॥8 ०॥४|--+)३२७४४ (७४ ॥५% +ै72२+७ 
(०७) &४०- ६---०0७ | ४६ +६& :४७- 9 

6॥086 ॥2+# (20०४ [+-+543>%] (०७ ०७ ०४७) ४७४६४ 
| ॥|६ 4५ >[2।५ ॥#2॥2॥९ 

'< 2७ 508 %३४ ४३४ ॥ [9£-%]| (०६४) ४७७४७ 
| /23]॥॥00॥९ ४॥> 
&)2-7:008]8--23|0 ०७०--४३४ ४४५७ है ७ 
॥9७ ३॥७ (०४2|) 2008--०॥४७ | ॥|७((६७।४ “0/0॥॥६ 
.+ 02/0॥.॥०० ।7 >[९५ 9७29-४9 (४५८2) '€ 42।॥ 
>[०2 '9 2०८।८ ८०८।४ ०-४--:]॥४५४०/५/२/००।४२] (|४ 
४।४।०)।७।)-८॥३२ (22|।॥ 2॥०७) ५४३८ ४9४७)॥०७ 
8॥0॥ 034) '५ ७४ ०७४६७--५७६२/७७१ ४२० ७०2० 
--4०2%#%-०७ (८॥।॥७) ०४०७ ४262 पे 
०३३ 2/2।8४ 8 ०४७० :०४७ ॥४॥०२।॥०७।)॥४५ ४ ।०२-०५।-| 
-32 “2%॥% (»०४) ६ ५5४०६।४ ०३७४ ७ ०७।॥ 
(६ +५]१०) ०3।३४ ०७७ 2।५ ०४०>--१४३|।४४ 
-208]8०४७ 09१४/४- (५/४) 9४] >% “॥9५५॥२| 
“५०५७| 089]॥00।४ 2 (2]॥॥४ #*०७४) 2 2]!॥६ 
-७।४ 89+ (४ #ण०े७ (॥08०४ | 29 ०%४]) 

]8% 909 9७ >९४ [ [+05--७| (०७४|) ४४४ 

| 48[॥53 | ०+४ ०७ | :>29४ 
। &2!॥२ ।८2630| ॥० ।२॥ [६ 

8 :७॥॥९०७४७ ॥72॥9 ॥2|8-२४२॥ |#२]७०)४)] (०४०॥४ ) ४४४ 
०0५४ “४२ 

7? 209४ '६ ॥४ ४%४४४७ 'ट ०[७ &0% " [£-+-+] :४४ 
| ८2|॥04£?|& 
(॥०४ >४)॥४ '६ [70/2)७ ७४ '2 4॥00.2॥ 8॥)289 

>एडेट8 ". [00७ +४४--2॥७] (०३७३) ४०४३४ 


४४५ ] 


( ५९४ ) 


पाणिल (वधि०) [ पणं-+इलच्‌ ] दे० 'पर्णल' । 

पर्दे (म्वा० आ०-पदते ) पाद मारना, अपानवाय छोड़ना । 

प्दं: | पद-- अच | . केश समह, घना बाल 2. पाद 
अपान वाय । 

पे: [| पृ-+प | . नया उगा घास 2. पंग-पीठ, पंगगाडी 
+यन पीठेन पंगवश्चरंति स पर्य:--पा ० ४[४।१० 
पर स्सिद्धा ०3. घर । 

पर्पषरोक: [ प्‌-+ईकन्‌ | 4. सूर्य 2. आग 3. जलाशय, 
तालाब । द 

पर्यक्‌ (अव्य०) [ परि+अंच -+ क्विप ] चारों ओर, सब 
दिशाओं में । 

पर्यकः [ परिगतः अद्धभ[म-अत्या० स० ] . खाट, पलंग, 
सोफा 2. अरूमाली 3. समाधि-अवस्था में योगी के 
बैठने की विशेष अंगस्थिति--योगासन 4. वीरासन 
>-वेसिष्ठ द्वारा दी गई परिभाषा--एक पादमर्थक- 
स्सम्मिन विन्यस्योरा त्‌ संस्थितम, इतरंस्मिस्तथंवोरूं 
वीरासनमदाहतम । पयकग्रंथिबंध आदि-म॒च्छ ० 
१।१। सम०--बंधः जांघ के सहारे बंठन की स्थिति 
जिसे 'प्यक कहते हैं, परयकबंधस्थिरपूर्वकायम्‌ 
>के० ३।४५,५९,--भोगिन (पु०) एक प्रकार 
का साँप । 

पर्यंटनम्‌, पर्यटितम्‌ [ परि-+ अद-+ल्यूट, क्त वा ] धूमना, 
इधर उधर भ्रमण करना, यात्रा करना । 


पर्यनयोग: | परि+अन-+यज्‌-+घछका ] किसी उक्ति का 
खंडन करने के उहेश्य से पूछताछ (दृषणार्थ जिज्ञासा 
-हला० ) एतेनास्थापि पयनुयोगस्थानवकाश:--दाय ० । 

पर्यत (वि०) [ प्रा० स० |] से सीमा बद्ध, तक फला हुआ 
--समद्रपर्यता पृथिवी--समुद्र को सीमा से आबद्ध 
पृथ्वी,--तः: 4. आवते, परिधि 2. गोट, किनारा 
मगजी, चरमसीमा, हद--उटजपययंतचारिणी--श ० ४, 
पर्यन्तवनम्‌ ---रघु० १३॥३८ क्तु० ३॥३ 3. पाठवं, 
कक्ष --रत्न ० २।३, रघृ० १८।४३ 4. अन्त, उपसहार 
समाप्ति--पंच०ण १।॥१२५। सम०-देशः-भः, 
“भूमि: मिला हुआ या जुड़ा हुआ प्रदेश,--पर्बत 
संलग्न पहाड़ । 


पर्यंतिका [ प्रा० स० ] अच्छ गणों की हानि, भ्रष्टाचार 
नेतिक पतन । 

पर्ययः [ परि-|-इ-+ भच्‌ | क्रान्ति, पतन, निःश्वास-काल- 

* पययान-न्याज्ञ ० ३३२१७, मन० १।३०, ११।२७ 2 
(समय की ) बर्बादी, या खोना 3. परिवतंन, अदल- 
बदल 4. उलट-पुलट, अव्यवस्था, अनियमितता 5. 
शास्त्रौय मर्यादा का अतिक्रमण, कतेव्य की अवहेलना 
6, विरोध । 

पर्ययणम्‌ [ परि-+-अय्‌+ल्यूट |] . चारों ओर घमना, 
प्रदक्षिणा 2. घोड़े की जीन । 


पर्यवदात (वि०) [प्रा० स० ] पूरी तरह शुद्ध और 
पवित्र । 

पयवरोधः [ प्रा० स० ] बाधा, विघ्न। 

पर्यवसानम [ प्रा० स० | . अन्त, समाप्ति, उपसंहार 2 
निर्धारण, निश्चयन । 

पयवसित (भू० क० कृ०) [ परि-+अव-+सो-+क्त ] |. 
समाप्त किया गया, अन्त तक किया हुआ, पूरा किया 
हुआ 2. नष्ट, लणप्त 3. निर्धारित । 

पयवस्था, एय्दस्थानम [ परि--अव-+स्था-+-अछू-+टाप्‌ 
ल्यूट वा | . विरोध, मकाबला, बाधा 2. वपरीत्य । 

पयश्रु (वि०) [ प्रा० ब० स० ] आँसुओं से भरा हुआ 

श्रपरिप्लावित, आँस बहाने वाला, अश्रयक्त--पय- 

श्रणी मंगलभंगभीरुन छोचने मीलगयित॑ विषेहे---कि० 

३।३६, पयंश्ररस्वजत मधेनि चोपजप्रो--रघ० 

१३।७० । 


पर्यसनम्‌ [ परि-+अस्‌+ल्यूट | 4. फेंकना, इधर उधर 
डालना 2. भेजना, धकेलना 3. भेज देना, 4. स्थरिगित 
करना । 

पयस्त (भू० क० कृ०) [ परि+अस +क्त | 4. इधर 
उधर फेंका गया, बखरा गया--पयस्तो धनंजयस्योरपरि 
शिलीमुखासार: वेणी० ४, शि० १०॥११ 2. घेरा 
हुआ, मण्डलाकृत: 3. उलटाया गया, उथला हुआ 4. 
पदच्यत, एक ओर रक्‍खा हुआ 5. प्रहार किया हुआ, 
चोट पहुंचाया हुआ, मारा हुआ । 

पर्यस्तिः (स्त्री०) पयरिसतका [ परि-+अस्‌ +क्तिन 
पयरिस्त-+ कन -|-टाप्‌ | वीरासन, पलंग । 


पर्याकुल (वि०) [प्रा०स० ] 4. मेला, गंदा (पानी 
आदि) 2. अव्यवस्थित, उद्विग्न, भयभीत--श० १ 
३. क्रमहीन, अव्यवस्थित, उथलू-पुथरलू--द्य० १॥३० 
4. उत्तेजित, क्षुब्ध, घबराया हुआ--पर्याकुलो5रिस्म 
>>श० ६, ऋतु० ६।२२ 5. भरा हुआ, प्रा--स्नेह, 
क्रोध) आदि । 

पर्याणम [ परि-या+ल्यट, प्षो० | जीन, काठी--दत्त- 
पर्याणमम--का ० १२६, जीन कसा हुआ 

पर्याप्त (भू० क० कृ०) [ परि+अप्‌+क्त |] ।. प्राप्त 
किया हुआ, हासिल किया हुआ, उपलब्ध 2. समाप्त 
किया हुआ, पूरा किया हुआ 3. भरा हुआ, पूर्ण, 
समस्त, सारा, समग्र--पर्याप्त चन्द्रेव शरतृत्रियामा 
--कु० ७।२६, रघु० ६।४४ 4. योग्य, सक्षम, यथेष्ट 
रघ० १०५५ 5. काफी, यथोचित--रघु० १५११८, 
१७।१७ मनु० ११।७,-प्तम्‌ (अव्य०) . स्वेच्छा- 
पर्वक, तत्परता के साथ 2, ससनन्‍्तोष, काफी, यथेष्ट 
रूप से-पर्याप्तमाचामति उत्तर० ४।१, यथेच्छ 
पी लेता हैँ 3. पूरी तरह से, योग्यतापूवेक, सक्षमता 
के साथ । 


( ५९५ ) 


पर्याप्ति: (स्त्री०)) [ परि--+आप्‌ +क्तिन्‌ ] ।. प्राप्त 
करना, अधिग्रहण 2. अन्त, उपसंहार, समाप्ति 3. 
काफी, पूणंता, यर्थष्टता 4. तृप्ति, संतोष 5. साधारण, 
प्रहार को रोकना 6. उपय क्तता, सक्षमता । 


पर्याय: | परि--इ+घजा | 7. चक्‍कर लगाना, क्रान्ति 
2, (समय की) समाप्ति, व्यतीत होना, बीतना 3. 
नियमित परावतेन, या आवृत्ति 4. बारी, उत्तराधि- 
कार, उचित या नियमित क्रम --पर्याय सेवामत्सज्य 
>कु० २।३६, मन ० ४॥८७, म॒द्रा० ३।२७ 5. प्रणाली 
व्यवस्था 6. तरोका, रीति, प्रक्रिया की प्रणाली 7 
समानाथंक, पर्यायवाची-- पर्यायो निधनस्यथायं निघ- 
नत्व॑ शरीरिणाम--पंच० २।९९, पर्वतस्थ पर्याया 
इमे--आदि 8. सष्टि, निर्माण, तैयारी, रचना 9 
धम, गुण 0. (अलं० में) एक अलुंकार--दे० काव्य० 
१०, चन्द्रा० ५११०८, १०९, सा० द० ७२३ (चिशे० 
पर्यायेण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयक्‍त होकर 
निम्नांकित अर्थ बताता हू 4. बारी बारी से, उत्तरोत्तर 
नंबरवार, नियमित क्रम से 2, यथावसर, कभी कभी 
-पर्यायंण हि दश्यंते स्वप्ना: काम शभाशभा:-वेणी ० 
२।१३। सम०-- उक्तम एक अलंकार, घ॒माफिरा रा कर 
कहना, वक्रोक्ति या वाकप्रपंच से कहने की रीति 
जब बात को घमा फिरा कर या वाग्जाल के साथ 
कहा जाय---उदा० दे० चन्द्रा० ५६६, या सा० द० 
७०३२३,--च्यूत (वध्ि०) गुप्त रूप से उखाड़ा हुआ 
जिसका स्थान छलपूवंक ले लिया गया है,--वचनम 
डब्दः समानाथंक,--शयनम्‌ बारी २ सोना और 
चोकसी रखना । 


पर्यालो (अव्य०) [ परि-+-आ+अरू-+ई | हानि या 
क्षति को (हिसन) अभिव्यक्त करने वाला अव्यय जो 
प्रायः कृ, भू या अस्‌ से पर्व लगाया जाता हूं यथा 
पर्यालीकृत्य-- हिसित्वा । 

पर्वालोचनम्‌ - ना [ परि-+आ +-लोच्‌-+ल्यट | . साव- 
धानता, समीक्षा, बिचार, परिपक्व विमर्श 2. जानना 
पहचानना । 

पर्यावते:, पर्यावतेनम्‌ [ परि--आ--व॒ृत्‌+घज्म , ल्यट्‌ वा] 
वापिस आना, प्रत्यागमन । 

पर्याविल (वि०) | प्रा० स० | बड़ा गदला, मला, मिट्टी 
में भरा हुआ --रघ्‌ ० ७।४० । 

पर्यासः [परि--अस-+-घज्म | !. अन्त, उपसंहार, समाप्ति 
2. परावतेंन, क्रान्ति 3. उलटा क्रम या स्थिति । 

पर्याहारः [| परि+आ--ह+घ व्ने )] १. बोझा घोन के 
लिए कंधों पर रक्‍्खा गया जआ 2. ले जाना 3. बोझा 
भार 4. घड़ा 5. अनाज को भेंडार में रखना । 

पर्युक्षणम्‌ [परि-|-उक्ष-|-ल्यट| बिना किसी मन्त्रोच्चारण 
के चारों ओर चपचाप जल के छींट देना 


पयुत्यानम्‌ [ परि-|- उद-+स्था-- ल्यट ] खड़ा होना । 


पयत्सयुक-( वि० ) [ प्राण्स० ] 4. शोक पूर्ण, खेद य॒कक्‍त 


खिन्न, दुखद त्वम शोक, रघ० ५॥६७ 2. अत्यन्त 
इच्छुक, आतुर, सोत्सुक, प्रबल इच्छा रखने वाला-- 
समर पयत्सुक एप माघव:--कु० ४।२८, विक्रम० 
२।१६। 


पर्यंदंचनम [परि-|उघ-।-अञज्च--ल्यट] . ऋण, उघार 


2. उधार लेना, उठाना, उद्धार करना । 

परयुदस्त ( भू० क० कृ० ) [ परि--उद्॒‌--अस -+कक्‍त | 
. बहिष्कृत किया हुआ, निकाला हुआ 2. रोका गया 
(नियमित ) आपत्ति उठाई गई । 

पय दास: | परि--उद्‌-- अस -|-घञ्म_] अपवाद, निषेध 
सूचक नियम या विधि | ह 

पय पस्थानस्‌ [| परि-+उप+स्था--ल्युट्‌ ] सेवा, टहल, 
उपस्थिति । 

पर्यंपासनम |परि-|- उप-)-आस -+ल्यट | !. पूजा, सम्मान 
सेवा 2. मित्रता, शिष्टता 3. पास पास बठाना । 


पर्यंप्ति: (स्त्री०) [परि-|-वप्‌-+-क्तिन्‌ | बोना, बीजना । 
पर्यूषणस्‌ [परि-| उष -ल्युट्‌ | पूजा, अर्चा, सेवा। 
पयजित (वि०) [परि-|- वस-+कक्‍्त] बासी, जो ताजा न 
ही तु० अपयुषित 2. फीका 3. मूर्ख 4. घमंडी । 
पर्येषणम,-णा [परि-+-इष--ल्यट | . तक द्वारा गवेषणा 
2. खोज, सामान्य पूछ-ताछ 3. श्रद्धांजलि, पूजा । 
पर्येष्टि: (स्त्री०) [परि--इष -|-क्तिन]| खोज, पूछताछ । 
पर्वकम [पवेणा ग्रन्थिना कायति--पवन -|-- कं+क | घटने 
का जोड़ । 
पवणी [पव -+-ल्‍्यट, स्त्रियां डीप] 4. पणिमा, या शकक्‍ल- 
प्रतिवदा 2. उत्सव 3. (आय ० में) आँख की संधि 
का विशेष रोग । 


पर्वत: [| पर्व +अचच्‌ ] [. पहाड़, गिरि--परगणपर- 
माणन्पवंतीकृत्य. नित्यम--भते० शाफटा न पव॑ताग्र 
नलिनी प्ररोहति 2. चटटान 3. कृत्रिम पहाड़ या ढेर 
4. सात' की संख्या 5. वक्ष । सम०--अरिः इन्द्र 
का विशेषण,-- आत्मज: मनाक पव॑त का विशेषण 
--आत्मजा पावंती का विशेषण,--आधघारा पथ्वी, 
--आज्ञय: बादल,--आश्रयः शरभ नामक काल्पनिक 
जंतु,--काक: पहाड़ी कौवा,--जा नदी, - पतिः हिमा- 
लय पहाड़ का विशेषण,--भोचाप हाड़ी केला,--राज 
(पं०),--राजः 7. विशाल पहाड़, 2. पर्वतों का 
*३ ७ हिमालय,--स्थ ( वि० ) पहाड़ी, पव्वत पर 
त। 


पर्वन्‌ (नपुं०) [पू+वनिप्‌] 7. गांठ, जोड़ (बहुब्रीहि 


समास के अन्त में कभी कभी बदल कर व हो जाता 
हैँ जसा कि ककशांगलिपवेया--रघु० १२।४१ में 
2, अवयव, अंग 3. अंश भाग, खण्ड 4. पुस्तक, 


( ५९६ ) 


अध्याय (जसा कि महाभारत में 5. जीने की सीढ़ी 
-रघ्‌ ० १६।४६ 6. अवधि, मिश्चित समय 7. विशष- 
कर, चन्द्रमा के चार परिवतन अर्थात्‌ दोनों पक्ष की 
अष्टमी, पूणिमा तथा अमावस्या 8. चन्द्रमा के परि- 
वर्तन काल के अवसर पर अनुष्ठित यज्ञ 9. पूणिमा 
या अमावस्या,--अपवेणि ग्रहकलपेन्दुमंडला विभावरी 
कथय कथं भविष्यति -मालवि० ४।१५, रघृ० ७।३३ 
मन्‌० ४॥१५०, भतुृ० २।३४ व0. सूय या चन्द्रमा 
का ग्रहण 74. उत्सव, त्योहार, हष का अवसर 
2., सामान्य अवसर । सम०--कालः ॥. चन्द्रमा 
का आवर्तिक परिवतंन 2. वह कार जब चन्द्रमा 
पर्वंसन्धि में से गृजरता हूँ (मिलते या निकलते समय ), 
>-कारिन्‌ (पुं०) वह ब्राह्मण जो अमावस्या आदि 
के आरवर्तिक अनष्ठान या संस्कारों को अपने लाभ के 
कारण सामान्य दिनों में करता हँ,--गामिन (पृं०) 
पर्व आदि शास्त्र निषिद्ध अवसरों पर भी अपनी 
पत्नी से मंथन करने वाला व्यकिति,- थि: चन्द्रमा,-- 
योनि: बेत, नरकुल,--रुह (पुं०) अनार का वक्ष, 
संधि: पृणिमा या अमावस्या तथा प्रतिपदा के मध्य 
का समय, अथांत्‌ पूणिमा या अमावस्या की समाप्ति 
पर प्रतिपदा आरम्भ । 


| पर शत्र श्वणाति--पर-- शव --कु स च डित वा 
स्पशति शत्रन---स्प्श --शन्‌, प्‌ आदेश:| 4. कुठार, 
कुल्हाड़ी --तु० 'परशु' 2. शस्त्र, हथियार । सम०- 
पाणि: 4. गणंश का विशेषण 2. परश्राम का 
विशेषण । 
पर्शका [पश८"-कन -टाप्‌ -- | पसली । 
पश्वध: | --परश्व--धा--क, पृष।० | दे० 'परदहवर्धा | 
पद (स्त्री०) [ पर +अदि | . सभा, सम्मिलन, सम्मर्द 
2. विशेषकर घमंसभा-य्ाज्ञ ० १९ । 
पल: [ पल --अच | पुआल, भूसी,-- रूम . मांस, आमिष 
2. कृषं का तोल 3. तरल पदार्थों को मापने का मान 
4. समय मापने क. मान । सम०--अग्निः पित्त, 
“अंग: कछवा,--अद:,--अशनः पिशाच, राक्षस 
--क्षारः रुधिर,--गंड: परूस्तर करने वाला, राज 
-+प्रियः . राक्षस 2. पहाड़ी कौवा,--भा मध्याह्न 
की विषवीय छाया--अर्थात्‌ मध्याह्नल के समय घृपघड़ी 
के कील को तत्कालीन छाया । 


पलंकट (वि०)[ पल मांस कटति-पल --कट --खच, मम ] 
भीरु, बजदिल । 

पलंकर: [ पल मांसं करोति--परूम्‌ +- क --अच्‌, द्वितीया 
या अलक्‌ | पित्त । 

पुलंकषब: | पल कषति-पलम --कष --अच, द्वितीयाया 
अलक | . राक्षस, पिशाच, दानव, - रूम 4. मांस 
2. कीचड़, दलदल 3. पिसे हुए तिलू व चीनी मिला- 


शा... 


पशुः 


कर बनाई गई मिठाई, गजक। सम ०--ज्बरः पित्त, 
--प्रियः 4. पहाड़ी कोवा 2. राक्षस । 

पलव: | पल--वा--क | मछलियाँ पकड़नं का जालया 
टोकरी । 

पलांड (पं०, नपं ०) [ पलस्य मांसस्य अंडमिव--पल 
+अंड+कु | प्याज मन ० ५५, याज्ञ ० १(१७६ । 

लाप: [ पल मासम्‌ आप्यते बाहुलयन अतन्न--पलरू -- आप 

+घणज्ा ] ?. हाथी की पुटपुड़ी 2. पगहा, रस्सी । 

पलायनम [ परा--अय --ल्यट रस्य लः | भागना, लोटना 
उड़ान, बच निकलना --भग ० १८।४३, रघु० १९।३१ 

पलायित (भू० क० कृ०) [ परा--अय --क्त | भागा 
हुआ, लोटा हुआ, दौड़ा हुआ, बच निकला हुआ । 

पलाल:--लम्‌ [ पछ-+-कालन्‌ | पुआल, भसी--ने ० ८।२। 
सम०--दोहदः आम का वक्ष । 

पलालि: [ पल-|-अलर --इन्‌ ] माँस का ढेर । 

पलाहझ्मः [ पल--अश्‌ ++अण्‌ ] एक वृक्ष, ढाक का पैड़-- 
किशकनवपलाशपलाशवनम्‌ पुरः--शि० ६।२,--शम्‌ 
4. इस वक्ष का फल--बा छेदुवक्राण्य विकाश भावादब भ 
पलाशान्यतिलो हितानि -- कु० ३२९ 2. पत्ता, पंखड़ी 


--चलत्पलाशांतरगोचरास्तरो:--शि० १।२१, ६।२ 
3. हरा रंग । 
पलाहिन्‌ (पुं०) [ पलाश--इन्‌ | ढाक का पेड़ । 


पलिक्नी [पलित -- अच्‌, तस्य कन, डीप ] .बढ़ी स्त्री जिसके 
बाल सफेद हो गये हों 2. पहली बार ही ब्याई हुई 
गो, बालगभिणी । 

पलिघ:ः | परि--हन्‌ +भअप, घादेश:, रस्य लः | . शीश 
का बतेन, घड़ा 2. फसील, परकोटा 3. लोहे को गदा 
->तु० परिघ 4. गोशाला, गोगृह । 

पलित (वि०) | पछल-+क्त ] भूरा, धवरक, सफंद बालों 
वाला, वद्ध, बूढ़ा, तातस्थ मे पलितमौलिनिरस्तकाश 
(शिरसि)--वेणी ० ३३१९-- तम्‌ . सफ्फंद बाल या 
बालों की सफंदी जो बुढ़ापे के कारण हुई हो-ककेयी- 
शंकयेवाह पलितच्छझमना जरा - रघ्‌० १२।२, मनु० 
६।२ 2. अधिक या अलंकृत केश । 


पलितंकरण (वि०) [ अपलित॑ पलित॑ क्रियतेड्नेन-- पलित 
+क--रूयनू, मम | सफंद करते वाला । 

पलितंभविष्णु (वि०) [ अपलितः पलितों भवति--पलित 
-+भ-- खिष्णच, मम | सफंद होने वाला । 

पल्यंकः | परित: अंक्यते5त्र, परि--अंक्‌+ घछ रस्य लः | 
पलंग, खाट दे० पर्यक । 

पल्ययनम्‌ [ परि-+-अय्‌-+ल्यूट्‌, रस्यलः |] !. जीन, काठी 
2. रास, लगाम । 

पल्‍लः | पल्‍ल --अच | अनाज का बड़ा भंडार, खत्ती । 

पल्‍लव:--वम्‌ [ पल्‌-+ क्विपु- पल, लू--अप्‌ -- लव, पल 
चासौ लवइच कर्म ० स० | १. अंकुर, कोंपछ, टहनीं 


( ५९७ ) 


>-करपलल्‍लव:, लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा--रघु ० १॥७ 
2. कली, मंजरी 3. बिस्तार, फलाव, अभिस्तृति 
4. लालरंग, महाबर, अलक्त 5. सामथ्य, शक्ति 
6. घास की पत्ती 7. कंकण, बांजबंद 8. प्रेम, केलि 
9. चज्चलता,-- वः स्वेच्छाचारी । सम०--अकुरः, 
->-आधारः शाखा,--अस्त्र: कामदेव का विशेषण, 
“नह, अशोक वक्ष । 

पल्‍लवक: [ पल्‍लव--क-+-क | . स्वेच्छाचारी 2. लौंडा, 
गांड 3. रंडी का प्रेमी 4. अशोक वृक्ष 5. एक प्रकार 
की मछली 6. अंकुर । 

पलल्‍लविक: | पल्‍लव: श्यृूंगारों रस: अस्ति अस्य--पल्लव -- 
ठन्‌ | ।. स्वेच्छाचारी, रसिया 2. लोंडा, बांका 
छेल | 

पल्‍लबित (वि०) [ पल्‍लव--इतच्‌ ] . अंकुरित होने 
वाला, नई २ कोंपलों से. यकत 2. फला हुआ, वस्त॒ृत 
--अलं पलल्‍लथवितेन “बस रहने दो और अधिक विस्तार 
3. लाख से लाल रंग हुआ-- तः लाखका रंग । 


पल्‍लविन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [पललव-|-इनि] 4. नई २ 
. कोंपलों से यकक्‍त, नय किसलयों वाला--कु० ३।॥५४ 
(पु०) वृक्ष । 
पल्लि:,-पलली (स्त्री०) [ पल्‍ल--इन, पल्लि-+-डीष |] 
. छोटा गाँव, 2. झोपड़ी 3. घर, पड़ाव <. एक 
नगर या क़स्वा (नगरों के नामों के अन्त में प्रयक्त 
जसे कि त्रिशिरपल्लि) 5. छिकल)ी । 
पल्लिका [ पल्लि-+ कन्‌+टापू ] . छोटा गाँव, पड़ाव 
2. छिपकली । 
पल्‍्वलम [ पल-)-ववच ] छोटा तालाब, छप्पड़, जीहड़ 
तडाग (अल्पं सरः) स पल्वलजलेधड्धुना “ कथ॑ 
वर्तताम--भामि ० १।३, रघ० २॥१७,२।३, । सम० 
--आवास: कछवा--पंकः छप्पड़ का गारा, कोचड़ । 


पव:ः [ पू+ अप ] . वाय 2. पवित्रीकरण 3: अनाज फट- 
कना--बस गोबर । 

पवनः [ प्‌ू+ल्यट | हवा, वाय्‌ - सर्पा: पिबन्ति पवन न च 
दूर्बलास्ते--सुभा ०, पवनपदवी, पवनसुत: आदि---नम्‌ 
). पवित्रीकरण 2. फंटकना 3. चलनी, झरना 
4. पानी 5. कुम्हार का आवा (पुं० भी )-नी झाड़ । 
सम०-अशनः-भज (पं०) सॉप,-आत्मज: . हनुमान 
का विशेषण 2. भीम का विशेषण 3. आग,-- आझइ 
साँप, सर्प--नाद्कः !. गरुड़ का विशेषण 2. मोर 
--तनयः,-- सुतः . हनमान्‌ का 2. भीम का विशेषण, 
>-व्याधिः . कृष्ण के सलाहकार और मित्र उद्धव 
का विशेषण 2. गठिया 

फ्वमान: | पू+शानच्‌, मुक | . हवा, वायु--पवमान्त 
पथिवीरहा तिव--रघ्‌ू० ८।९ 2. एक प्रकार की 
यज्ञाग्नि जिसे गाहँपत्य कहते हूं । 


प्वाका [प्‌+-आप, नि० साध: | बवंडर, आँधी, झंझावात | 

पविः [ पू-३ | इन्द्र का वज्र ! 

पवित (धि०) [ पू+क्त ] पवित्र किया हुआ, छाना 
हुआ-- तम काली मिच । 

पवित्र (वि०) [ पू+इत्र | . पुनीब, पावन, निष्पाप 
पव्चित्रीकृत (व्यक्ति या वस्तुएँ)-त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि 
दोहित्र: कुतपस्तिक्ा:--मनु० ३।२३६, पवित्री नरः 
पच्चित्र स्थानम आदि 2. शद्ध, छना हुआ 3, यज्ञादि 
के अनष्ठानों द्वारा पवित्र किया गया 4. पवित्र 
करना, पाप घोना,--- त्रम . छानने या शुद्ध करने का 
उपकरण, चलनी, झरना 2. कुश की दो पत्तियाँ जो 
यज्ञ में घी को पवित्र करने तथा छींटे देने के काम 
आती हूँ 3. कुशा की बनी अंगूठी जो कई धामिक 
अवसरों पर चोथी अँगली में पहनी जाती हूँ 4. जनेऊ 
जो हिन्दजाति के प्रथम तीन वर्ण पहनते हैं 5. ताँबा 
6. वृष्टि 77 जल 8. रगड़ना, मांजना 9. अध्य देन 

का पात्र 40. घी . शहद, मघ । सम ०---आरोपणम 

>5-आरोहणम यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार 

उपनयन संस्कार,--पाणि (वि०) दभंघास को हाथ 

से थामने वाला,--धान्यम जौ । 


पक्त्रिकम्‌ [ पवित्र+- कं के ] सन या सुतली का 'बना 
जाल या रस्सा । 

पशब्य (ध०) [ पश+यत्‌ ] . मवेशियों (गाय भैंसों 
आदि ) के लिए उचित या उपयक्त-याज्ञ ० ११३२१ 
2. पशुओं से या रेवड या लहंडे से संबंध रखने वाला 
3. पशुओं का स्वामी 4. पशुतापू्ण । 


| सर्वमविशेषेण पश्यति--दश-|-कु, पशादेशः ) 
. मवेशी, (एक या समष्टि )- -मन ० ३२७, ३३१ 
2. जानवर 3. बलिपश जसे कि बकरा 4. नशंस 
जंगली, तिरस्कार प्रकट करने के लिए नर वाचक 
शब्दों के साथ जोड़ा जाता हं--पुरुषपद्ौरचपशोहच 
को विशेष:--हि० १, तु० नपश॒, नरपश 5. एक उप- 
देवता, शिव का एक अनुचर । सम ०-अवदानम्‌ पशुवलि 
-क्रिया . बलियज्ञ को प्रक्रिया 2. स्त्रीप्रसंग,--गायत्रो 
वह मन्त्र जो कि बलिके पश के कान में बोला जाता 
है, यह प्रसिद्ध गायत्रीमंत्र हास्यममय अनकृति ह-- 
पशुपाशाय विग्रहे शिरइछेदाय (विश्वकर्मंण) घीमहि 
तन्‍नो जीव: प्रचोदयात ,-- घातः यज्ञ के लिए पशओं 
का वध,-चर्या सहवास, स्त्री प्रसंग,--धर्म: !. पशओं 
की प्रकृति या लक्षण 2. पशुओं की चिकित्सा 3 
स्वच्छन्द मथन--मन० ९॥६६ विधवाविवाह, 
--नाथः शिव का विशषण,--पः ग्वाला--पतिः 
शिव का विशेषण मेघ० ३६, ५६, कु० ६।९५ 2 
ग्वाला, पशुओं का स्वामी 3. 'पाशपत' नामक दाशं- 
निक सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला दर्शन शास्त्र 


गा 


पशः 


( ५९९८ ]) 


+दै० सव,--पालः--पालकः रवाला, पशुओं का | पश्यतोहरः [ पश्यन्तं जनम अनादत्य हरति-ह-+-अच्‌, ष० 


पालन करने वाला,--पालनम,--रक्षणम पशओं को 
पालना, रखना,--पाज्ञकः एक प्रकार का रतिबन्ध 


या मंधून प्रकार,-प्ररणम्‌ पशुओं को हांकना,-- मारम्‌ 


(अव्य ०) पश्वध की रीति के अनसार--इष्टिपश- 
मार मारितः श० ६,-यज्ञः,--यागः,--द्रव्यम पश 
वज्ञ,--रज्जुः (स्त्री०) पशुओं को सँभालने के लिए 
रस्सी,-- राजः सिंह, केसरी । 


पहचात्‌ (अव्य०) [ अपर+अति, पश्चभाव: ] [. पीछे 


से, पिछली ओर से-पश्चाहइद्धपुरुषमादाय--श० ६, 
परचादुच्च भंवति हरिण: स्वांगमायच्छमान:--श० ४, 
(पाठान्तर) 2. पीछे, पीछे की ओर, पीछे की तरफ 
(विप० पुर:) गच्छति पुरः शरीरं घावति पश्चादसं- 
स्तुतं चेत:--श ० १।३३, ३।७ 3. (समय और स्थान 
की दृष्टि से) बाद में, तब, इसके बाद, उसके अन्तर 
--छंघ्वी पुरा वृद्धिमती च परचातू-भतं० २।६०, 
तस्य परचात्‌ू--उसके बाद--रघु० ४३०, १२।७, 
१७।२९, १६।२९, मेघ० ३६, ४४ 4. आखिरकार, 
अन्त में, अन्ततोगत्वा 5. परद्चिम से 6. पश्चिम की 
ओर, पश्चिम दिशा की तरफ । सम०--#त (वि०) 
पीछे छोड़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ, पृष्ठभूमि में फेंका 
हुआ--पदचात्कता: स्निग्धजनाशिषो5डपि -- कु ० ७।२८ 
रघृ० १७।१८,-- तापः पछताना, ग्लानि, पछतावा 
“पं कु पछताना । 


 पद्रचार्घध: | अपरदचासा अधे:, कु० स०, अपरस्य पश्च- 


भाव: ] (शरीर का) पिछला भाग, या पारवे -पश्चा 
धेन प्रविष्ट: शरपतनभया-ज्रयसा पूवंकायम्‌--श ० 
१।७ 2. (समय और देश की दृष्टि से) अन्तिम 
“पश्चिमे वयसि वर्तमानस्यथ का० २५, रघु० १९।१, 
५६, -पश्चिमाद्या मिनीया मात्‌ प्रसादमिवचेतना - रघ 
१७।१, स्मरतः परश्चिमामाज्ञां - १७।८, पत परदिच- 
मयो: पितः पादयो:-मुद्रा० ७ 3. पश्चिमी, 
पश्चिमी ढंग का--मन्‌० २।२२, ५।९२ (फशिचिमेन ) 
क्रियाविशेषण के रूप में “पश्चिम में बाद में! 'पीछे 
अर्थों को प्रकट करने लिए, कमं० या संबंध के साथ 
प्रयक्‍त, इसी प्रकार - पश्चिम मं । सम०-- अधः | 
उत्तराध 2. रात का पिछला पहर 3. रात्रि का 
पिछला भाग उपारताः परश्चिमरात्रगोचरात्‌ृज"-किठ 
४१०, (पाठान्तर) । 


वश्चिमा [ पस्चिम--टाप्‌ू |] परद्चिम दिशा । सम० 


--उत्तरा उत्तरपश्चिम । 


पश्यत्‌ (वि०) (स्त्री०-न्ती) [ दृश-+शत्‌, पश्यादेश: | 


देखने वाला, प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला, अवलोकन 
करने वाला, दृष्टिपात करने वाला, निरीक्षण करने 
वाला आदि । 


वि व की 


ने... में. म।. रा काम गम ग्गगाहाग्गागायाााां ऋ 2मममाा मममइममाह| हु नि हि कर ॥ मरा 2०००० | माह का 


हुन्ममुगान का". बन 


न 


फ्रकलना। सिलमममननकमा [.. ६. लीला. मिनलमाा पक _ुउन्‍ नू न न. कि +->-+----तहवत कण मल. धनु सननझभ 


तं० अलक समास: ] चोर, लटरा, डाक (वह व्यक्ति 
जो दूसरों की आंखों के सामने ही या स्वामी के 
देखते रहने पर भी चोरी कर लेता हं, जैसे सुनार) 

पश्यंती | दृश--शतू, पश्यादेश:, नम | [. वेश्या, रंडी 
2. घिशेष--प्रकार की ध्वनि । 

पत्त्यम [ अपस्त्यायन्ति संगीभय तिष्ठति यत्र--अप -- 
सत्य--क नि० अंकारलोप: | घर, निवास, आवास 
पस्त्यं प्रयातुमथ त॑ प्रभरापपच्छे --कीति० ९॥७४ । 

पस्पज्ञ: (पुं०) पतंजलिप्रणीत महाभाष्य के प्रथम अध्याय 
का प्रथम आह्लिक-- शब्दविद्येव नो भाति राजनीति- 
रप्स्फ्शा--शि० २।११२, (यहाँ 'अपस्पश' का अथ्थे 
है बिना गप्त चरों के') 2. प्रस्तावना, उपाद्धोत । 

पह् (हर) वाः, पह्चिकः (पुं०ब० व०) एक जाति का 
नाम, संभवत: पशिया देशवासी । 

पा। (म्वा० पर० पिवति, पति, कमंवा० पीयते) 7 
पीना, एक सांस में चढ़ा जाना पिव स्तन्‍य॑ पोत 
“-भामि० १।६०, दुःशासनस्य रुधिर न पिवाम्यरस्त 
>वेणी० ११५, रघ ० ३।५४, कु० ३॥३६, भट्टि० 
१४॥९२, १५।६ 2. चूमना - पिवत्यसो पाययते च 
सिध:---रघ० १३।९, श० १२४ 3. चितन करना 
(आंख और कान से पीना), उत्सव मनाना, ध्यान 
पृवेक सुनना--निवातपझस्तिमितेन चक्षपा नृप- 
स्य कांतं पिबतः सुताननम्‌ -- रघृ० ३।१७, २।१९,७३, 
११।२६, १३।३०, मेघ० १६, क॒ु० ७।६४ 5. अव- 
शोषण करना, पी जाना (बाण:) आयद॑हातिग: पीत॑ं 
रुधिरं तू पतत्रिभि:---रघ्‌ृ० १२।४८, प्रेर ०--पाययति 
-- तै, . पिलाना, पीने के .लिए देना,--रघं० १३।९ 
भदि ० ८।४१, ६२ 2. सींचना,---इच्छा० पिपासत्ति 
पीने की इच्छा करना--हलाहलं खलू पिपासति कौतु 
केन--भाभि ० १।/९५ अन--, बाद में पीना, अनसरण 
करना--अनु पास्यसि बाष्पदूषितं परछोकनत जहछां- 
जलिम--रघु ० ८।६८, आ---, . पीना--रघु ० १४। 
२२ 2. पी जाना, अवशोषण करना, चूस लेना 
--आपीतसू्य नमः- म॒च्छ० ५।२० उपेति सविता 
ह्यस्तं रसमापीय पाथिवम--महा ०, 3. (आँख, कान 
से) पीने का उत्सव मनाना,--ता राघवं दृष्टिभिरा- 
पिबंत्य: रघ० ७।१२, नि--, . पीना, चमना--अत- 
एवं निपीयतेष्धर:-- पंच ० १।१८९, दंतच्छद॑ं प्रियतमेन 
निपीतसा रम्‌ू--मनु ० ४॥१३ 2. (आँख या कान से) 
पीना, सोन्दयविक्रोकन करना, परि---,आत्मसात्‌ 
करना--उपनिषदः परिपीता:--भामि० २।४०, वा 
(अदा० पर०--पाति, पात ) 7. रक्षा करना, देख- 
भाल करना, चौकसी रखना, बचाना, संघारण करना 
---( श्राय: अपा० के साथ ) पर्याप्तोडसि प्रजाः पातुम 


(५ ९ ९ ) 


एरघु० १०२५, पांतु त्वां”'भूतेशस्य भजंगवल्लि- 
वलयस्रडनद्ध--जूटाजटा:---मा ० १।२, जीवन पुरः 
शब्वदुपप्लवेभ्य: प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि--रघ ० 
२९।४८ <. हुकूमत करना, शासन करना-पांतु 
पृथ्वीम्‌ '* 'भूषपा:--मुच्छ ० १०।६०, प्रेर० --पालयति 
“ते . रक्षा करना, देखभाल करना, चौकसी रखना, 
संधारण करना--कथं दुष्ट: स्वयं धर्में प्रजास्त्व॑ 
पालयिष्यसि--भट्टि ० ६।१३२, मनु० ९।१०८ रघु० 
९।२ 2. हुकूमत करना, शासन करना--तां परी 
पालयामास---रामा ० 3. पालन करना, स्थिर रखना, 
अनुपालन करना, पूरा करना (प्रतिज्ञा, ब्रत आदि), 
पालितसंगराय---रघु० १३।६५ 4. पालन पोषण 
करना, संवर्धन करना, स्थापित रखना 5. प्रतीक्षा 
करना---अत्रोपविश्य मुह॒तंमार्य: पालयतु क्ृष्णागमनम्‌ 
“-वेणी० . अनु--. बचाना, संधारण करना, 
देखभाल करना, रक्षा करना मन॒० ८।२७, परि--., 
4. बचाना, संधारण करना, देखभाल करना, रक्षा 
करना-न्याज्ञ ० १।३३४ मनु० ९।२५१ 2. हुकमत 
करना, शासन करना,>-मा० १०२५ 3. पालन- 
पोषण करना, संवर्धन करना, सहारा देना 4. स्थिर 
रखना, पालन करना, जमे रहना, घैय॑ रखना-अंगीकृत॑ 
सुक्ृतिन: परिपालयंति--चौर ० ५० 5. प्रतीक्षा करना, 
इंतजार करना--अथ मदनवध्रुपप्लवांतं व्यसनकृशा 
परिपालयांबभूव--कु ० ४॥४६, प्रति--, . बचाना, 
संधारण करना 2. प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, 
3. अमल करना, आज्ञा मानना । 


पा (वि०) (समास के अन्त में) [पा-+-विच | 4. पीने 
वाला, चढ़ा जाने वाला--जसा कि सोमपा:, अग्नरेपा: 


में 2. बचाने वाला, देखभाल करने वाला, स्थिर रखने 
बाला--गोपा । 


पांस (श) न (वि०) (स्त्री०--ना,--नी ) [प्रायः समास 


के अन्त मे) [पंस्‌ (श्‌)-+ल्यूटू, पृषो० दीघंः] 
कलकित करने वाला, अपमानित करने वाला, दृषित 
करने वाला--पौल्स्त्यकुलपांसन - महावी० ५ 2. 
विषाक्त करने वाला, भ्रष्ट करने वाला 3. दुष्ट, 
तिरस्करणीय 4. बदनाम, कुख्यात । 


पांस (श) व (वि०) [पांसु (शृ)-+-अण | घल से भरा 


का आ . 0) शीथड़ा (एबतरम्सट ५) 
पांसु: (शः) [पंस (श्‌)-+-कु, दीघे: हि . घूलं, गदं, चरा 


(जी होकर गिरने वाला)--रघ्‌ ० २।२, ऋतु० 
१।१३, याज़्ञ ० १।१५० 2. धलूकण 3. गोबर, खाद 
4. एक प्रकार का कपूर । सम०-- ब | कसीस, 
--कुली प्रशस्त पथ, राजमार्ग,--कूलुस !. धल का 
ढूर 2. ऐसा कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम न हो, निरुपपदशासन,--कृत (वि०) 


धूल से भरा हुआ,--क्षारम,--जम्‌ एक प्रकार का 
नमक,---चत्वरम्‌ ओला,---चंदनः शिव का विशेषण, 
“चामरः . धूल का ढेर. तंव 3. दूम से ढका 
नदीतट 4. प्रशंसा,---जालिकः विष्ण का विशेषण, 
“एपटलस्‌ धूल की परत या तह,--मभर्दनः पेड़ की 
जड़ों के पास चारो ओर से खोद कर पानी सींचने 
का स्थान, आलवाल, थांवला । 


पांसु (शु) रः [पांसु (शु)-| रा+क] . डांस, गोमक्खी 


2. विकलांग, लजा जो गाड़ी में बैठकर इधर उधर 
घमे । 


पांसु (शु) लः (वि०) [पांसु (श्‌)+लच्‌ ] . धूल से 


भरा हुआ- घूलिधूसरित--मा० २।४ 2. अपवित्र, 
दूषित, कल॒षित, कलूंकित --दारत्यागी भवाम्याहो 
परस्त्रीस्पशपांशुल: श० ५॥२८ 3. दृषित करने 
वाला, कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला 
“जैसा कि कुलपांसुल”: में,-लः .दुश्चरित्र, स्वेच्छा- 
चारी, लम्पट 2. शिव का विशेषण,----छा . रजस्वला 
स्‍त्री 2. असती या व्यभिचारिणी स्त्री, अ” सती स्त्री 
“रघ्‌० २।२ 3. पृथ्वी । 


पाकः [पच्‌-|-घजा | !. पकाना, प्रसाधन, सेकना, उबा- 


लना 2. (ईंट आदि) आँच लगाना, सेकना--मनु्‌ ० 
५।१२२, याज्ञ ० १।१८७ 3. (भोजन का) पचना 
4. पका होना--ओषध्यः फलपाकांता:--मन्‌ ० १।४६ 
फलमभिम्‌खपाक  राजजंबूद्रमस्य-विक्रम ० ४॥१३, मा० 
९३१ 5. परिपकवता, पूर्ण विकास - धी”, मति० 
6. सम्पूर्ति, निष्पन्नता, पूरा करना--यूयोज पाकाभि 
मुखरभुत्यान्‌ विज्ञापना फर्ल:-रघु० १७४० 7. नतीजा 
परिणाम, फल, परिकलन, (आलं० भी) आशीभ्िरे- 
धयामासु: पुर: पाकाभिरंबिकाम्‌--कु० ६।९० पाका- 
भिमुखस्थ॒ देवस्य--उत्तर०७।४, १४ कृत कार्यों 
के फलों का विकास 9. अनाज, अन्न-नीवारपाकादि- 
रघु० ५९ (पच्यते इति पाक: धान्यम) ॥0. पकने 
की क्रिया, ( फोड़े आदि का ) पकना, पीप पड़ना 
. बुढ़ापे के कारण बालों का सफफंद हो जाना 
2. गाहेपत्याग्नि 3. उल्लू 4. बच्चा, शिश्॒ 
9. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मारा था। सम०--- 
आगारः, - रम्‌--आगारः, --रम्‌ -शाला,-- स्थानम्‌ 
रसोई, - अतीसारः पुरानी पेचिश,--अभिमुख (वि०) 
. पकने के लिए तयार, बिकासोन्मख 2. क्ृपापरा- 
यण,--- जम्‌ . काला नमक 2. उदरवाय,--पात्रम 
पकाने का बतंन,--पुटी कुम्हार का आवा,-- यज्ञ: 
गुद्ययज्ञ, (इसके भेदों के लिए दे” मनु० २।१४३ पर 
उल्ल० ) - शुक्ला खड़िया--शासनः इन्द्र का विशेषण 
-“कु० २।६३, - शासनिः . इन्द्र के पुत्र जयन्त का 
विशेषण 2. वालि तथा 3. अर्जुन का विशेषण । 


( ६०० 


] 


पाकर: [पाक-लछा--क]| 4., आग 2. हवा 3. हाथी | पांचजन्यः [पंचजन--ञ्य | कृष्ण के शंख का नाम- (दघानो ) 


का ज्वर-छु ० कटपाकल । 

पाकिस (वि०) [पाकेन निर्वत्तम--पाक--इमप्‌ | . पका 
हुआ, प्रसाधित 2. [प्राकृतिक या क्ृत्रिम रूप से) 
पका हुआ 3. नमक आदि) उबाल कर प्राप्त किया 
आ । 

पाक पाककः [प्‌ --उण्‌, क आदेश: | रसोइया । 

पाक्य (वि०) [पच्‌-+षए“्यत्‌, क आदेश:| पकाने के योग्य 
प्रसाधित होने के लायक, परिपक्व होन के योग्य 
--क्यः जवाखार शोरा | 

पाक्ष (वि०) (स्त्री०-क्षी ) [पक्ष--अण | (कृष्ण या 
शक्ल ) पक्ष से संबंध रखते वाला, पाक्षिक 2. किसी 
दल या पार्टी से संबद्ध | 


पाक्षिक (वि०) ([स्त्री०-की) [पक्ष--ठक] 7. पक्ष से 
संबद्ध, अ्धमासिक 2. पक्षी से संबद्ध 3. किसी दल 
या पार्टी का पक्ष लेने वाला 4. तक विषयक 
5, ऐच्छिक, वेकल्पिक, अनुमत परल्तु विशेष रूप से 
निर्धारित न हो--नियमः पाक्षिके सत्ति-कः बहेलिया, 
चिड्ीमार । 

पाखंड: [पातीति--पा--क्विंप्‌, पा: त्रयीधर्म:, त॑ ख़ण्ड- 
यति - पा--खण्ड--अच्‌ | विधर्मी, नास्तिक---पाखंड- 
चडालयो:, पापारभकयोमृ्‌गीव वृकंयोर्भीरुगंता गीचरम्‌ 
--मा० ५।२४, दुरात्मन्‌ पाखंड चंडाल--मा० ५ । 

पागल ( थि० ) [ पारक्षणम्‌, तस्मात्‌ ग़रूुति विच्य॒तो 
भवत्ति -पा+-गल --अच्‌ ] धिक्षिप्त, जिसका दिमाग 
खराब हो | 

पाक्तेय, पांक्त्य (वि०) [पंक्ति-+-ढक्‌, यत्‌ वा] . भोजन 
पंक्ति मे एक साथ बंठने के योग्य 2. साहचय के 
उपयुक्त । 

पाचक (वि०) [पच्‌ -+-ण्बुल] . पकाना, सेकेना 2. पचाने 
वाला, पौष्टिक --कः . रसोइया 2. आग, कस 


पित्त । सम० -स्त्रों महा राजित, रसोई बनाने वाली 
स्त्री । 
पाचन (वि०) ६ स्त्री०-ती ) [ पच्‌+णिच्‌ +ल्यूद | 


4. पकान वारछा 2. पकने वाला 3. पचान वाला, 
हाजिम,--न: . आग 2. खटास, अम्लता, नम 
. पकाने की क्रिया 2. पकने की क्रिया 3. घलन- 
शील, भोजन पचान वाली औषधि 4. घाव भरना 
5. तपस्या, प्रायश्चित्त । 

पाचलः [| पच्‌ -- णिच्‌---कलन्‌ ] 4. रपस्तोइया 2. आग 
3. हवा, लम्‌ पाता, परिपक्व करना । 

पाचा [प-+-णिच्‌ -|- अछः टाप | पकाना । 

पांचकपाल (वि०) [ स्त्री ०-ली ) [ पंचकपाल-+-अण्‌ | 
पाँच कपालों में भर कर दी गई आहुति से संबंध 
रखने वाला । 


निध्वानमश्रयत पांचजन्य:-- शि ३।२१, भग० १।१५ | 
सम ० --धरः कृष्ण का विशेषण । 

पांचदेश्ञ (वि०) [स्त्री ०-शी) | पंचदशी--अण्‌ ] मास 
की पन्द्रहवीं तिथि से संबंध रखने वाला । 

पाचिददयस पंचदशन -+-ध्यञ | पन्द्रह का समच्चय । 

पांचनद (वि०) [पंचनद--अणु] पंचनद या पंजाब मं 
प्रचलित । 

पांचभोतिक (वि०) ([स्त्री-की ) [पंचभूत --5क्‌, द्विपद- 
वद्धि| पाँच तत्त्वों के समह से बना हुआ, या पांच 
तत््वों वाला, पांच भौतिकी सृष्टि:-- महावी० ६, 
पाज्ञ ० ३।१७५ | 

पांचव्षिक (वि०) [पंचवर्ष--ठछा | पाँच वर्ष का । 

पाचशब्दिकम्‌ [पंचशब्द +-ठक | . पाँच प्रकार का संगीत 
2. गायन संबंधों वाद्ययंत्र । 

पांचाल (वि०) (स्त्री०-ली) [पंचाल--अण | पंचाल से 
संबद्ध या पंचालों के शासक,--लः 4. पंचालों का 
देश 2. पंचालों का राजकुमार,-लाः ( पुं०पुं० | 
पंचाल देश के लोग । 

पांचालिका [पांचाली --कप्‌ --टाप्‌ हा या, पुतली 
स्तन्य त्यागात्प्रभति सुमुखी दंत लकेव क्रीडा- 
योगं तदन बिनय॑ प्रापिता वधिता च--मा० १०।५ | 


पाँचाली | पांचाल--अण्‌ --डीप्‌ ] ?. पंचाल देश को राज 
कुमारी या स्त्री 2. पांडवों को पत्नी, द्रौपदी 3 
गृड़िया, पुतली 4. (अलं०) रचना की चार शलियों 
में से एक -सा० द० द्वारा दी गई परिभाषा-वर्ण 
शेष: (अर्थात माधयंव्यंजकौज: प्रकाशकाम्यां भिन्‍ते:) 
पुनद्ं यो, समस्त पंचषपदी बंध: पांचालिकों मत 
प९८ । 

पाद (अव्य०) [ पट--णिच्‌ --क्विप्‌ | एक अव्यय जो 
बलाने के छिए--अर्थात्‌ संबोधन के रूप में प्रयकक्‍त 

जाता है । 

पाटकः [ पट--णिच्‌ -- ण्वूल | , विदारक, विभाजक 2. 
गाँव का एक भाग 3. गाँव का आधा हिस्सा 4. एक 
प्रकार का संगीत-उप्करण 5. तक, किनारा 6, घाट 
की चौड़ियाँ 7. मलूघन या पंजी की हानि 8. वित्ता 
या बालिइत 9. पासे फेंकना । 

पटच्चर: [ पाटयन छिन्दन्‌ चरति चर--अच, पृषों० | 
गर, लटरा, पाड़ लगाने वाला, कुसमर्च्पाह्च्वर 
--श० ६, पद्मितीपरिमलालिपाटच्चर:--भामि० 
२।७५ । 

पाटनस्‌ [ पट+णिच्‌ --ल्यूट्‌ ] विदीर्ण करना, तोड़ना, 
फाडता, नष्ट करना । 

पाटल (वि०) [ पदट्‌+णिच्‌--कलच्‌ | पीत्तरक्‍्त वर्ण, 
गुलाबी रंग, अग्रे स्त्री नखपाटलमं कुरबकम्‌ --विक्रम्‌ ० 


( ६०१ ) 


२।७, पाटलपाणिजां कितमर:-गीत० १२ 
पीतरक्त, प्याजी या ग्लाबी रंग--कपोलपाटलादेशि 
बभव रघ्चेष्टितम्‌ू --रघु० ४॥६८ 2. पादर का फूल 
पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता:--श० १।३,-लम्‌ (. 
पाटल वक्ष का फल -रघ्‌० १६॥५७९, १९४६ <. 
एक प्रकार का चावल जो बरसात में तार होता है 
3. केसर, जाफरान । सम०--उपलः लाल,---्रुम 
पादर वक्ष । 

पाटला | पाटल--अच्‌ +-टाप्‌ ). लाल लोध्र 2. पादर 
का वक्ष तथा उसका फल 3. दुर्गा का विशेषण ! 


पाटलिः (स्त्री०) [ पाटरू--इनि ] पादर का फूल। 
म०--पुत्रम॒ एक प्राचीन नगर, मगध को राजधानी 

जो शोण और गंगा के संगम पर स्थित हैँ, जिसे कुछ 
लोग वर्तमान पटना मानते हैँ, इसको 'पुष्पपुर या 
'कुसुमपुर भी कहते हे -दे० मुद्रा० २३, ४१६, 
रघ० ६२४ । 

पादलिक: | पाटलि-|-कन | छात्र, विद्यार्थी । 

पाटलिमन्‌ (पं०) [| पाटल--इमनिच्‌ | पीतरक्त वण । 

पाटल्या [पाटल-+-यत्‌ --टठापू्‌ | पाटल के फलों का गुच्छा । 

पाटवरम [| पट --अण्‌ |]॥. तीक्षणता, पनापन 2. चतुराई 
कौशल, दक्षता, प्रवीणता---पाटवं संस्क्ृतोक्तिष्‌ -हि० 
१, कि० ९।५४ 3. ऊर्जा 4. फर्ती, उतावलापना । 

पाटविक (वि०) (स्त्रो०--क्री) [ पाटव-+-ठन्‌ | . 
चतुर, तीक्ष्ण, कुशल 2. धृत, चालवाज, मक्कार । 


पाटित (भू० क० कृ०) [ पट+णिच्‌ --क्त | 4. फाड़ा 
हुआ, चौरा हुआ, टुकड़े २ किया हुआ, तोड़ा हुआ 2. 
विद्ध, छिद्वित --रघु० ११।३१। 

पाठी [ पट--णिच्‌+इन्‌+ छीष्‌ ] अंकगणित । 
गणितम्‌ अंकगणित । 

पाटीरः [ पटीर-|-अण ] 4. चन्दन--पाटीर तव॒ पटीयान्‌ 
कः परिपाटी मिमाम रीकतम --भामि० १।१२ 2. खत 
3. राग 4. बादल 5. चलनी । 

पाठ: [ पठ-+-घजञ्म | 4. प्रपठन, सस्वर पाठ, आवृत्ति 
करना 2. पढ़ना, वाचन, अध्ययन 3. वेदाध्ययन, वेद- 
पाठ, ब्रह्मययज्ञ, ब्राह्मणों के द्वारा पाँच दनिक यज्ञों में 
से एक 4. पुस्तक का मूलपाठ, स्वाध्याय, पाठभेद-- 
अत्र गंधवदगंधमादन: इति आगंतुकः पाठ:, प्राचीनपा- 
पाठस्तु सुमंधिगंधमादन: इति पुल्लिगांत:--मल्लि० 
कृ० ६७७ पर | सम०--अन्‍्तरम्‌ दूसरा पाठ, पाठभंद, 
>-छेंदः विराम, यति,--दोषः दृषित पाठ, पाठ को 
अशद्वियाँ, - निइ्चयः किसी संदर्भ का पाठ निर्धारित 
करना,--मंजरी, -शालिनी मना, सारिका, -शाला 
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यामंदिर। 

पाठक: [| प5-णिच्‌ --ण्वल ] . अध्यापक, प्राध्यापक, 
गरु 2. पुराण या अन्य धाभिक ग्रन्थों का सावजनिक 


हि 


सभ ० 


पाठ करने वाला 3. आधघध्यात्मिक गुरु 4. छात्र, 
विद्यार्थी, विद्वान । 

पाठनम्‌ [ पठ5-- णिच्‌ --ल्यूट | अध्यापन, व्याख्यान देना । 

पाठित (भू० क० कृ०) [| प5ठ-+*णिच्‌ +-क्त | पढ़ाया 
हुआ, शिक्षा दिया हुआ । 

पाठिन (वि०)  [ पठ-+णिनि, पाठ-+-इनि वा | ! 
जिसने किसी विषय का अध्ययन किया हो 2. जान- 
कार, परिचित । 

पाठीनः | प5-|-ईनण्‌ ] !. पुराना या अन्य धामिक ग्रंथों 
की कथा करने वाला 2. एक प्रकार की मछली 
--विवत्त पाठीन पराहतं पय: कि० ४॥५ । 


पाणः [| पण-+घजञा_ _] . व्यापार, व्यवसाय 2. व्यापारी 
3, खंल 4, खल पर लगा या गया दाँव 5. करार, 
6. प्रशंसा 7. हाथ । 
पाणिः [ पण--इण ] हाथ--दानेन पाणिन तु कंकणन 
(विभाति)--भतं ० २।७१,--णिः (स्त्री०) मंडी 
(पाणों क्र हाथ में धामना, विवाह करना,--पाणों 
करणम्‌ विवाह) । सम०--गृहीती, हाथ से ग्रहण 
गई, ब्याही गई, पत्नी,--्रहः,-- ग्रहणम्‌ विवाह 
करना, शादी, रघु० ७॥२९, ८।७, कु ० ७।४,--प्रहीत॒ 
(पं०)--ग्राहः दूह्ला, पति--ध्यायत्यनिष्ट यत्किचित्‌ 
पाणिग्राहह्य चेतसा--मन्‌ ० ९।२१, बाल्ये पितुवशे- 
तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने---५।१४८,--घः व. ढोल 
बजाने वाला 2. कारीगर, शिल्पकार,--घातः हाथ 
का प्रहार, घँसा,---जः नाखन--तस्याः पाटलपाणि- 
जाड्ितम्र:--गीत० १२,--तलम्‌ हथली,--- धम 
विवाह को विधि,-पीडनम्‌ विवाह,--पाणिपीडनमहं 
दमयन्त्या: कामयमहि महीमिहिकांशो--ने ० ५॥९९ 
--पाणिपीडनविधे रनन्‍्तरम्‌॒ कु० ८।१, -- प्रणयिनी 
पत्नी -बंध: 'हाथों का मिलना विवाह,-- भुज्‌ 
(पं०) बड़ का वक्ष, गूलर का वृक्ष.--मुकतम्‌ हाथ 
के फेंक कर मारा जाने वाला आयध, अस्त्र,-- रुह 
(पुं०), रुहः अंगुली का नाखून,--वादः . तालियाँ 
बजाना 2. ढोल बजाना, -सर्ग्या रस्सी । 


पाणिनिः (पुं०) एक प्रसिद्ध बंयाकरण का नाम, यह 
अन्तःस्फतं मनि समझे जाते हैँ, कहते है कि व्याकरण 
का ज्ञान इन्होंने शिव से प्राप्त किया था। “अष्टा- 
ध्यायी' नाम का व्याकरण इन्होंने ही रचा । 

पाणिनीय (वि०) [ पाणिनि+-छ ] पाणिनि से संबंध 
रखने वाला, या उसके द्वारा बनाया गया--शि० 
१९।७५, यथः पाणिनि का अनयायी--अक्ृतव्य हा 
पाणिनीया:, - यम पाणिनि द्वारा प्रणीत व्याकरण । 

पाणिधम-य (वि०) [ पाणि+-ध्म! (धे)--खश, मुम्‌, | 
हाथ से धौंकने वाला, हाथ से फूंकने वाला, हाथ से 
पीन वाला । 


( ६०२ ) 


पांडर (वि०) [ पाण्डर--अच्‌ ] . घवल, पौतघवल, 
सफ़ेद 2. गेरु 3. चमेली का फूल । 

पांडबव [ पाण्डो: अपत्यम - पाण्ड--अण्‌ | पाण्ड का पुत्र 
या सन्‍्तान, पांड के पाँचों पुत्रों में से कोई सा एक -- 
यधिष्टठिर, भीम अर, नह और सहदेव-हंसा: संप्रति- 
पांडवा इन बनादज्ञा गता:-मच्छ ० ५।६॥ सम० 
>“आभीलः कृष्ण का नाम,-श्रेष्ठ:ः युधिष्ठिर का नाम । 

पांडवीय (वि०) [ पांडव--छ | पांडवों से संबंध रखने 

. वाला । 

पांडवेय -- पांडव । 

पांडित्यम[पंडित--ष्यञ्य ] [. विद्त्ता, गहन अधिगम-विद्या 
तदेव गमक पाण्डित्यवदग्ध्ययो:--मा० १॥७ 2. चतु 
राई कुशलता, दक्षता, तीक्षणता - नखानां पाण्डित्यं 
प्रकटयतु कस्मिन्‌ मगपति:--भामि० १२ । 


पांड वि०) [ पण्ड--कु, नि० दीघं: ] पीत-धवल, सफ़ंद 
सा, पीला पीताभविकलकरण: पांडच्छाय:ः शा 
परिदुर्वेल:--उत्तर० ३॥२२,--डुः !. पीत-घवल, या 
पीताभ रवेत रंग 2. पीलिया, यरकान 3. सफ़ेद हाथी 
4. पांडदों के पिता का नाम | विचित्रवीयं की विघवा 
अंबिका से व्यास के द्वारा पांड का जन्म हुआ था । 
पांड रंग का पंदा होने के कारण उसका नाम पांड 
पड़ा, क्योंकि व्यास के साथ सहवास के अवसर पर 
उसकी माता पांड रंग की हो गई थी-- ( यस्मात्पांड- 
त्वमापन्‍ना विरूप॑ं प्रेक्ष्ष मामिह, तस्मादेव सुतस्ते 
वे पाण्डरेव भविष्यति -- महा ०, )-किसी शाप के कारण 
पाण्ड को स्वयं सन्‍्तानोत्पत्ति करने से रोक दिया 
गया था। इसीलिए उसने कुन्ती को दुर्वासाक्रषि से 
प्राप्त मंत्र का उपयोग करके सन्‍्तान प्राप्त करने की 
अनुमति दे दी थी, फलतः कुन्ती ने यधिष्ठिर, भीम 
ओर अर्जन को जन्म दिया, इसी मंत्र के उपयोग से 
भाद्दरी ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया । ए 
दिन पाण्ड अपने शाप को भूलकर जिसके कारण वह 
सावधान था, उसने माद्रो का आलिगन करने का 
दुस्साहस किया, परन्तु वह उसके भजपाश में ही 
मृत्य को प्राप्त हो गया ]। सम०--आमयः पीलिया 
यरकान,---कबलरूः !. सफ़ेद कंबल 2. गरम चादर 
3. राजकीय हाथी की झल--पुत्रः पांड का पुत्र 
पाँचों में से कोई एक,-मत्तिका, सफ़द या पीली 
मिट॒टी,---राग: सफ़ेदी, पोलापन,--लेख:ः खड़िया से 
बनाई रूपरेखा, भूमि या किसी फलक पर ख़ड़िया 
से बनाई गई कोई रूपरेखा -पाण्डलेखंन फलके भूमों 
वा प्रथम लिखेत, नन्‍्यनाधिकं त संशोध्य पशचात्पत्रे 
निवेशयंत्‌ --व्यास ०.--शमिला द्रौपदी का विशेषण 
“-सोपाकः एक वर्ण सकर जाति--चांडालात्पांड- 
सोपाकस्त्वक्सा रव्यवहा रवानू--मनु ० १०।३७ | 


जय "3" नरााााााााााााााननननस-स समर ....क्‍.. आधा ीकम "रा "गाता "गा "गा गा... 
शैजननननलजक2५.०7"707 /---_* "े! फिसला... "परम पापा: ................ 2 "कप जमाना... ता .....तन्का.....€"ललतलत जब... कक ->कम्का.(2.४२......-०-_-नन ७०----------म्‌हा--नाहमा नाना "गा ना ााााााााााााााााााााााााााा....... 


पांडर (वि०) [ पाण्ड्वणो5स्थास्ति- पांड+- र ] सफेद 
सा, पीत-घवल, पीताभ-रवेत, पीला--छवि: पांड्रा 
“० ३।१०, रधु० १४।२६, कु० ३॥।३३,- रस 
इवेत कुष्ठ । सम०--इक्षः एक प्रकार की ईख, 
पौण्डा । 

पांडरिमन (पुं०) [ पांड्र-+इमनिच्‌ ] पीलापन, स्फंदी 
या पीछा रंग । 

वांडचा: (पुं०, ब० व० ) [ पांड देश:, अभिजनो5स्य राजा 
वा--पाण्ड - ड्यग |] एक देश का नाम, देश के 
निवासियों का नाम--तस्यामेव रघधो: पांडयाः: प्रताप॑ 
ने विषेहि रे--रघु० ४॥४९,--ड््य: उस देश का राजा 
“रघ० ६।६० | 


(वि०) [पा+क्न | रक्षित,' देखभाल किया गया, 
संघारित--तः: [ पत-+घधञ् ] [. उड़ना, उड़ान 
2. उतरता, अवतरण करना, उतार 3. नीचे गिरना, 
पतन, पराजय (आल० भी) द्रम०, गृह०, चरणपात 
पैरों में गिरना-रघ० ११।९२, पातोत्पातौ उदय और 
अस्त 4. नाश, विघटन, बर्वादी-कु० ३।४४ 5. आघात 
प्रहार --जसा कि खद्भपात' में 6. बहना, छटना 
तनिकलना--असकपाते: --मन ० ८।४४ 7. डालना 
फकना, निशाना बनाना--दृष्टि० -रघ्‌० ?१३।१८ 
8. आक्रमण, हमला 9. घटना, होना, घटित होना 
0. दोष, त्रुटि . राहु का विशेषण । 

पातकः, -कम | पत्‌-+-णिच्‌-+ण्व॒ल्‌ | पाप, जुम॑ (हिन्दू 
धर्मशास्त्र में पाँच महापातक गिनाये गये हैं-ब्रह्म 
सुरापानं स्तेयं गर्वंगनागमः, महान्ति पातकान्याहु 
संसगंश्चापि तैस्सह--मनु० ११।५४। 


पार्ताड़ि: | पतड़-- इज ] . शनि 2. यम 3. कर्ण और 
सुग्रीव का विशेषण । 

पातंजल (वि०) (स्त्री ०--ली) | पतंजलि --अण | पत॑- 
जलि द्वारा रचित,--पातंजले महाभाष्य कृतभरि 
परिश्रम:ः--परिभाषेन्द्रोख र,-- लम पतंजलि द्वारा 
प्रणीत योगद्शन, (ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
महाभाष्यकार पतंजलि ही योगदशन के प्रणेता थे, 
परंतु यह विचार संदेह से परे नहीं हे ) 

पातनम्‌ [| पत-+-णिच्‌ +-ल्यट । !. गिरने का कारण बनना 
गिराना, नीचे लाना या फंक देना, पछाड़ देना, नीचे 
पटक देना 2. फेंकना, डालना 3. हीन करना, नीचा 
दिखाना । [ संज्ञा शब्दों के अनुसार 
जिनके साथ 'पातन छाब्द प्रयकक्‍त होता है, 'पातन' के 
भिन्‍न२ अर्थ हं--उदा ० दंडस्य पातनम-'डंडा गिरानता 
दण्ड देना, गर्भस्य पातनम--गर्भ का गिराना, गर्भपात 
कराना) । 

वातालम [पतत्यास्मिन्‍ननधमंण --पत्‌+- आलज्न ] . पथ्वी के 
नीचे स्थित सात लोकों में से अन्तिम लोक-नागलोक, 


( ६०३ ) 


वह सात लोक ये हँ---अतल, वितरू, सुतलू, रसातल, 
तलातल, महातल और पाताल 2. निम्नप्रदेश, या 
नीचे का लोक--रघ ० १५।८४, १८० 3. गढ़ा, छिद्र 
4. वडवानल । सम०---गंगा नीचे के लोक म॑ बहने 
वाली गंगा,---ओकस्‌ (पं० )--निलयः, -निवासः 
“”-वासिन्‌ (पृ०) (. राक्षस 2. नाग या सर्पदत्य । 

पातिकः [ पात-+-ठन्‌ | गंगा में रहन वाला संस, शिश 
मार । 

पातित (भू० क० क०) | पत्‌+णिच्‌--क्‍्त |] 4. डाल 
गया, फेंका गया नीचे गिराया गया, पटक दिया गया 
2. परास्त किया गया, नीचा दिखाया गया 3. नीचा 
किया गया । 

पातित्यम्‌ | पतित +ष्यथ्य |] पद या जाति का पतन, 
पदच्यति, जातिभ्रशता । 

पातिन्‌ (वि०) (स्त्री० --नी) [ पतृ"-|णिनि] ॥4. जाने 
वाला, अवतरण करनंवाला, उतरने वाला 2. पतनशील 
डबनेवाला 3. पड़ने वाला 4. गिरने वाला, फकने वाला 
5. उडलने वाला, छोड़ने वाला, निकालने वाला । 

पातिली [ पाति: संपाति: पश्चियर्थ लीयते5त्र--पानि-+-ली 
-+डर-+-डीबू ] 4. जाल, फंदा 2. छोटा मिट्टी का 
बतन, हांडी । 

पातुक (वि०) (स्त्री०--की ) | पत्‌+-उकझ्ाण | . पतन- 
शील, 2. गिरने को आदत वाला,--कः पहाड़ का 
ढलान, चट्टान 2. शिशुमार, सस । 

पात्रम [ पाति रक्षति, पिबन्ति अनेन वा>-पा+ष्ट्रन । 

है 

, पीन॑ का बतन, प्याला, गिलास 2, कोई भी बत॑न 
“पपात्रे निधायाध्यमू--रघु० ५४२, १२ 3. किसी 
वस्तु का आधार, प्राप्तकर्ता -पंच० २।९७ 4. जला- 
शय 5. योग्य व्यक्ति, दान पाने के योग्य, दानपात्र 
--वित्तस्थ पात्रे व्यय:--भतं ० २८२, भग० १७।२२, 
याज्ञ ० १।२०१, रघ० ११।८६ 6. अभिनेता, नाटक 
का पात्र--तत्प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न:--श० ोै, 
उच्यतां पात्रवर्ग:-विक्रम ० १, नाटक का पात्र 7. राजा 
का मंत्री 8. नहर या नदी का पाट 9. योग्यता, 
ओचित्य 40. आदेश, हक्‍्म। सम०--उपकरणम्‌ 
घटिया प्रकार की सजावट--पाल: 4. चप्पू, डांड 
2. तराजू की डंडी--संस्कारः . बतंनों को मांज 
धोकर साफ करना 2. नदी का प्रवाह । 

पात्रिक (वि०) (स्त्री०-की) | पात्र-+ठन्‌ |] . किसी 
बतेन की नाप, आढक 2. योग्य, यथोचित, समुचित, 
->कम बतन, प्याला, तश्तरो । 

पात्रिय, पात्य (वि०) [ पात्रमहंति-पात्र --घ, यत्‌ वा | 
भोजन मे भाग लेने के योग्य । 

पात्रीयम [ पात्र+-छ | यज्ञीय पात्र -ख्रुवा आदि | 

पात्रीर:,-रम्‌ [ पाइये राति-पात्री -- रा+-क ] आहुति । 


पात्र बहुलः, पात्रेसमितः | पात्र भोजनसमय एवं बहुल 
संगतो वान तू काय--अलक्‌ समास | 4. केवल 
भोजन का साथी, परान्नभोजी 2. धोखेबाज, कप<. 
पाखडी । 

पाथः [ पीयते5द:, पा--थ ] . अग्नि 2. सूयं---थम्‌ जल ! 

पाथस्‌ (नपुं०) | पा--असुथन्‌, थक्‌ च | 4. जल, गंगा० 
२६ 2. हवा, वायू 3. आहार । सम० -- जम्‌ 
कमल 2. दांख, - द:, - धरः बादल, थिः,-- निधिः, 
--पतिः समद्र, नं० १३॥२० । 


पाथयम | पथिन --ढजञा | भोज्य सामग्री जिसे यात्री राह 
में खाने के लिए साथ ले जाता हूं, मार्गव्यय-- जग्राह 
पाथ्थयमिवेन्द्रसून:--कि ० ३।३७,  बिसकिसलयच्छे- 
दपाथेयवन्त:--मेघ ० ११, विक्रम० ४॥।१५ 2. कन्या- 
राशि । 

पाद: | पद्‌-+घजञा |4. पर (चाहे मनृष्य का होया 
किसी जानवर का) तयोजगृहतु: पादानू--रघु० १। 
५७, पादयोनिपत्य, पादपतितः (समास के अन्त में 
पाद को बदल कर पाद' हो जाता हैं, यदि इससे 
पूृत्र सु! हो या संख्यावाचक शब्द, उदा० सुपाद 
द्विपाद त्रिपाद्‌ आदि; जिस समय पूवंपद तुलना-मान 
के रूप में प्रयक्‍त किया जाय, उस समय भी 'पाद 
हो जाता ह यदि पृवपद (हस्ति' से भिन्न हो--दे० 
पा० ५॥४१३८-४०, उदा० व्याप्रपाद; अतिशय 
आदर तथा सम्मान व्यक्त करने के लिए, कते० का 
बहुबचनान्त रूप व्यक्तियों की उपाधियों या नामों 
के साथ जोड़ दिया जाता ह - मष्यंत्‌ लूवस्य बालि- 
शर्ता तातपादाः:--उत्तर० ६, १।२५९ देवपादानां 
नास्माशि: प्रयोजनम्‌ - पंच० १, इसी प्रकार--एवमा- 
राध्यपादा आज्ञापयंति- प्रबो० १, एवं--कुमारि- 


पादा:--आदि 2. प्रकाश की किरण - बालस्यापि 
खे: पादा: पतंत्यूपरि भूभुताम  पंच० १।३२८, शि० 
९।३४, रघृ० १६॥५३, (यहां शब्द का अर्थ 'पैर' 
भी हैँ) 3. पर या पावा (जड़ पदार्थों का, खाट 
आदि का) 4. वक्ष की जड़ या पैर जेसा कि 'पादप 
में 5. गिरिपाद, तलहटी (पादा: प्रत्यंतपवंता ह' मेघ ० 
१९, श० ६।१६ 6. चोथाई, चौथाभाग, जैसा कि 
'सपादो रूपकः में (सवा रुपया )--मनु० ८।२४१, 
याज्ञ २।१७४ 7. इलोक का एक चरण, पंक्ति 8 
किसी पुस्तक के अध्याय का चौथा भाग जैसा कि 
ब्रह्मसूत्र का या पाणिनि की अष्टाध्यायी का 9. भाग 
0. स्तंभ, खंभा । सम०--अग्रम्‌ पेर का आगे का 
 भाग-रत्त० १।१,---अंकः पदचिक्त,--अंगदम, 
-“दी पर का आभूषण, नूपुर, पायल,---अंगुष्ठः पर. 
का अंगूठा,---अंतः परों का अन्तिम भाग,--अंतरम 
एक पग के बीच का अन्तराल, एक पग की दूरी 


५ 


। ६०४ ] 


(अव्य ०--रे ) 3. एक पद की दूरी के बाद 2. निकट, 
सटा हुआ,--अम्ब (नपु ०) छाछ जिसम एक चौथाई 
पानी हो,--अंभस्‌ (नपू० ) जल जिसमें श्रद्धंय व्यक्तियों 
के चरण धोय हों,--अरविदम,-- कमलम्‌, --पंकजम, 
>पर्मम॒ कमर जसा पर, कमलचरण,--अलिदी 
किहती, नाव,--अवसेचनम्‌ !. चरण धोना 2. पैर 
घोने के लिए पानी,--आंधघातः ठोकर,---आनत ( वि० ) 
भशापी, परो में पड़ा हुआ--कु० ३।८,--आवतं 
कुएँ से जल निकालने के लिए पेरों से चलाया जाने 
वाला यंत्र, रहट,--आसनम पर रखने का पीढ़ा 
--आस्फालनम परों से रॉदना, कुचलना, रुक २ कर 
आगे बढने की चेष्टा,.-- आहत (वि०) ठोकर खाया 
हुआ, ठकराया हुआ,---उदकम्‌- जलम्‌ . पर धोने 
के लिए पानी 2. वह पानी जिमम पृण्यात्मा, तथा 
सम्मानित व्यक्तियों ने पर धोय॑ हु और इसीलिए 
जो पधित्र समझा जाता हं,--उदरः साँप,-- कटकः, 
--कम,--कीलिका नूपुर, पायल, - क्षेपः कदम, पग 
--पग्रन्थि: टखना,--ग्रहणम्‌ (आदरयक्त अभिवादन 
के रूप में) पर पकड़ना, कु० ७॥२७,--चतुरः, 
>-चत्वरः . मिथ्यानिन्दक 2. बकरा 3. रेतीला तट 
4. ओला,-- चारः पंदल चलना, टहलना--यदि च 
विचरेत पादचारेण गौरी--मेघ० ६०, “यदि गौरी 
पेदल चले' रघ० ११।१०.- चारिन (वि०) पैदल 
चलने वाला, पदल योद्धा, (पुं०) 4. फरी वाला 2 
पेदल सनिक, श॒द्र,- जाहम पपोटा, टखने 
की हडबी,-तलम पर का तलवा,--त्र:, ---त्रा,-- त्राणम 
जता, बूट,--पः वक्ष-निरस्तपादपे देश एरण्डो5पि 
द्रमायते --हि० १।६९, अनुभवति हि मूर्ध्ना पाद- 
पस्तीव्रमुष्णममू-- श० ५।५, खंडः,-- डम बाग, वक्षों 
का झुरमुट,-- पालिका नू पुर, पाजेब,-- पाशः पकड़ा, 
पशुओं के परों को बाँधने की रस्सी (ज्ञी) . हथकड़ी 
2. चटाई 3. लता-- टी5:,--ठम पैर रखने का पीढ़ा, 
--रघ० १७।२८, कु० ३।११, - प्रणम्‌ ?. पंक्ति 
प्री करना 2. पादप्रक---तु पादप्रण भंदे समच्चय- 
ध्वधारण 
नम पर रखने का पीढ़ा,-- प्रहार: ठोकर,-- बंधनम 


जे हि बज वर “| पक ओक 2 जलन आत्यायकणयान न अमन: "जय फिकमआन भ अल लक) “८-59 2 के जा का 323 72 अोकमामअपक आम >रकके फल पहानआक "कान -.._____4ु2999 रा. 2“ "हि" "“"" का... ६ 2७७“. सम" "रा "का " नाक न व्‌ िमन्‍ "पारा ०“ मं महा पाए १० .क्‍. हा“ मुवम आुहमा..मूइइु३ा..त. मूह... धर ".धन्‍""धर धर" 3."..ध रा" "पा “7 77" -धयाा 


विदवव ०,- प्रक्षालनम्म पर घोना,--प्रतिष्ठा- 


बड़ी, --म॒द्रा पदचिलकृ,--म्‌लम 4. पपोटा 2. पैर का 


तलवा 3. एडी 4. पहाड़ को तलहटी 5. किसी से बात 
करने की विनम्र रोति --देवपादमलमागताहम्‌---का ० 
८, --रसस््‌ (नयं०) परों की घल,--रज्जः (स्त्री०) 
हाथी के पैर बाँधने की चमड़े की रस्सी,---रथी जता 
बूट,--रोह:,--रोहणः बड़ का पेड,--बंदनम चरण- 
बंदना, चरणों में प्रणाम,-- विरजस (नपु०) जूता 
बटा (पं०) देवता,--ज्ञाखा पर की अंगली,--शंल 
भिरिपाद, पहाड़ की तलहटी में बिद्यमान पहाड़ी 


च्छ्ज ब्न्ल्प्यूू्द्र ग़्ब हा आर हु. आज कड ॥ ला... बात. था बा बालात्यात बात हा बना. का 


5जशोथः प्र की सृूजन,--शोचम्‌ पर धोकर साफ 
करना, पर धोना,--सेवनम,---सेवा [. प्र छूकर 
सम्मान प्रदर्शित करना 2. सेवा,--स्फोटः बवाई 
: फटना' विपदिका, सरदी से पैर फटना,--ह॒त (वि० ) 

ठकराया हुआ । 

पादक्किः [पदवी-+-ठक ] यात्री, पथिक । 

पादात (पुं०) [पादाम्यामतति-पाद --अत--किविप |] पदल 
सिपाही, प्यादा । 

पादातः [पदातीनां समृह:--पदाति--अण | पदल-सिपाही 
--शि० १८।४,--तम पदल-सेना । 

पादातिः, पादाविकः [पाद--अत्‌ +-इनू, पादेन अब: रक्ष- 
णम--पादाव-+-ठक | पदल सिपाही । 


पादिक (वि०) (स्त्री०--को) [पाद-+-ठक | 
चौथा भाग--पादिक शतम--२५ प्रतिशत । 

पादिन्‌ (वि०) [पाद--इनि| 4. सपाद, परों वाला 2 
इलोक की भांति चार चरणों से यकत 4. चोथ भाग 
को लेने वाला, या चतुर्थाश का अधिकारी । 

पादिनः (पृं०) चौथा भाग, चतुर्थाश 

पादुकः (घधि० ) (स्त्री ०---का--को ) [पद्‌ू+उकझणा | पंदल 
चलने वाला,-- का खड़ाऊ, जता--ब्रज भरत गहीत्वा 
पादुके त्वं मदीये-- भट्रि०ण ३५६,--रघ० १२।१७। 
सम०- कारः मीची, जता बनाने वाला । 

पादू (स्त्री०) [पद्‌-+-ऊ, णित्‌ | जूता,-- छृत्‌ (१० 
बनाने वाला । 

पाद्य (वि०) [पाद--यत्‌| परों से संबंध रखने वाला 
--झम पर घोने के लिए जल--पादयो: पाद् 
समर्पयामि । 

पानम्‌ [पा+ल्यूट| !. पीना, चढ़ा जाना, (औष्ठ का) 
चम्बन, पयःपानं देहि मखकमलमधघुपानम्ज-गीतछ् 
१० 2. सुरापान करना--मन्‌ ० ७॥५०, ९१३, १२। 
४५ 3. पान के योग्य, पेय पदाथ--मन्‌ ० ३३२२७ 4 
पान-पात्र 5. तेज करना, पंताना 6. बचाना, रक्षा, 
--न: शराब खींचने वाला, कलवार | सम ०--- अगार 
- आगारः.--रम मदिरालय,--अत्ययः अत्यधिक 
पीना, -- गोष्ठिका,-- गोष्ठी . शराबियों की मंडली 
2. शराब की दुकान, मदिरालय,--प (बि० ) सुरापान 
करने वाला,-- पात्रम---भाजनम्‌,- भाण्डम्‌ पान-पात्र 
प्याला,---भ्‌ः.--भूसिः-- भूमी (स्त्री०) शराब पीने 
का स्थान--रघु ० ७।४९, १९।११,--मण्डल्म शरा- 
बियों की मंडली,---रत (वि० ) सुरापान को रूतवाला, 
---वणिज (पुृं०) शराब-बिक्रेता,--विश्रमः नशा, 
--शौंड पियक्कड़, अत्यधिक पीने वाला । 


चतुर्थाश, 


) जूता 


, पानकस्‌ [पान+ कन्‌ | पानीय, पेय, घूंट । 


पानिक: [पान+ठक्‌ | शराब-विक्रेता, कलाल । 


' वानिलूस [पान-| इलच | पान-पात्र, प्याला । 


( ६०५ ) 


पानीयम्‌ [पा+अनीयर | . जल 2. पेय, घँट, पानीय 
पीने के योग्य श्बंत आदि। सम०--नक॒लः ऊद- 
बिलाव,-वणिका रेत, बाल ,--शाला,-जशालिका प्याऊ 
जहाँ यात्रियों को पानी पिलाया जाय--तु० प्रपा। 

पान्थः [पन्थानं नित्यं गच्छति --पथिन्‌-/-अण, पंथादेश:] 
यात्री, बटोही -रे पान्थ विह्लुलमना न मनागपि स्थया: 
“"भामि० १।३७। 


पाप (वि०) [पाति रक्षति आत्मानम अस्मात्‌ पा+प] 
. अनिष्टकर, पापमय, दुष्ट, दुवेत्त - पापं कर्म च 
यत्‌ पररपि क्ृत॑ तत्तस्य संभाव्यते -मच्छ० १३६, 
भग० ६॥९ 2. उपद्रवकारी, विनाशक, अभिशप्त 
-पापेन मत्यना गृहीतोईइस्मि मालवि० ४ ३ 
नीच, अधम, पतित - मनु० ३।५२, ४॥१७१ 4 
अशुभ, प्रद्वघी, अनिष्ट सूचक (पाप ग्रह आदि )--पम्‌ 
बराई, बरी अवस्था, दुर्भाग्य--पापं पाया: कथयथ 
कथं शौयराशेः पितुमें--वेणी ० ३॥५, शांतम्‌ पापम्‌ 
--“पाप से बचाय भगवान्‌ (प्रायः नाटकों में प्रयक्‍त ) 
2. ब्राई, जम, दुव्यसन, दोष--अपापानां कुले जाते 
मयि पाप॑ न विद्यते--मृच्छ० ९१३७, मन॒० ११।२३१, 
४१८१, रघु० १२।१९,--पः पाजी, पापी, दुष्ट, दुरा- 
चारी । सम०--अधम (वि०) अत्यंत दुष्ट, अधम, 
-“अपनुत्ति: (स्त्री०) प्रायश्चित्त, --अहः दुर्भाग्यपूर्ण 
दिवस,---आचार (वि०) पापमय आचरण वाला, 
पापपूर्ण जीवन बिताने वाला, दुब्यंसनी, दुष्ट, 
“आत्मन्‌ दुष्टमना, पापपूर्ण, दुष्ट--(पुं) पापी, 
-आहय,--चेतस्‌ (वि० ) दुष्ट इरादे वाला, दुृष्ट- 
हृदय,- कर,--कारिन्‌,-- कृत (वि० ) पापपृ्ण, पापी, 
अधम,- क्षयः पाप का दूर करना, पाप का नाश, 
”प्रहः दुष्ट ग्रह, प्रद्दंधी (जसे मंगल, शनि, राहु या 


केतु ),---घ्न (वि०) पाप को दूर करने वाला, 
प्रायश्चित्त कारी,--चर्यः . पापी, 2. राक्षस, -- दृष्टि 
(वि०) बरी निगाह वाला, खोटी आँख वाला,-- धो 
(बवि०) दुष्ट हृदय, दुबंद्धि--नापितः चालाक या दुष्ट 
नाई,--नाशन (वि०) पापनाशक या प्रायश्चितकारी, 
--पतिः जार, उपपति, -पुरुषः दुष्ट प्रक्रति वाला 
मनुष्य ,--फल (वि०) अनिष्टकर, अशुभ,--बंद्धि 
“>भाव-मति (वि०) दुष्टहदय, दुष्ट, दुश्चरित्र, 
>-भाज्‌ (वि०) पापपूर्ण, पापी--कु० ५।८३,--म॒क्‍तं॑ 
(वि०) पाप से छूुटा हुआ, पवित्र,--मोचनम, 
-- विनाशनम्‌ पाप का नाश, - योत्रि (वि०) नीच 
जाति में उत्पन्न (स्त्री--निः) नीच कुल में जन्म, 
-रोगः . कोई बुरा रोग 2. शीतला, चेचक,---शील 
(वि० ) दुष्ट कार्यों मे प्रवृत्त होने वाला, दुष्टप्रकृति 
दुष्टह्दय,---संकल्प (वि०) दुष्टह्ृदय, दुरात्मा (ल्पः ) 
दृष्ट विचार । 


०->--जाहकाका" माला. ६..आ................ 


पार्पद्धिः [पापानामृद्धियत्र---ब० स०] शिकार, आखेट । 

पापल (वि०) [पाप--ला-+-क | पाप कमाने वाला, पाप 
कर । 

पापिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [पाप--इनि] पापपूर्ण 
दुष्ट, बुरा - (पुं०) पाप करने वाला । 

पापिष्ठ (वि०) [अतिशयेन पापी--पाप-+-इष्ठन्‌। अत्यंत 
पापपूर्ण, अधम, दुृष्टतम ('पाप' की अतिशयावस्था ) । 

पापीयस्‌ (वि०) (स्त्री०-- सी) [पाप-| ईयसुन, अयमनयो 
रतिशयन पापी, तुलना-अवस्था] अपेक्षाकृत पापी 
अपेक्षाकृत दुष्ट या अनिष्टकर । 


पाप्मन्‌ (पु०) [पा+मानिन्‌, पुगागमः | पाप, जम॑, दुष्टता, 
अपराध--मया गृहीतनामान: स्पद्यंत इवं पाप्मना- 
उत्तर० १।४८९*७।२०, मा० ५।२६, मन ० ६।८५ । 

पासन (पं०) [पा+मनिन| एक प्रकार का चमेरोग 
खुजली । सम ०--ध्नः गंधक । 

पामन (वि०) [पामन्‌- न, नलोप:] खजली रोग से ग्रस्त । 

पामर (वि०) ट६स्त्री०--रा,--री) [पामन--र| 
]. खुजली रोग से ग्रस्त, सकण्ड, खजली वाला 
अनिष्टकर, दुष्ट 3. नीच, गंवारु, अधम 4. मर्ख, जड़ 
5. निधन, असहाय--3० दृ० ५, - रः मढ, जड़बद्धि 
“-वलगंति चेत्पामरा:---भामि० १।६२ 2. दृष्ट या 
नीच पुरुष 3. अत्यंत नीच कम में प्रवत्त व्यक्ति । 

पामा [पामन्‌+-डीपनिषघः, नलोप:, दीघे:) दे० ऊपर 
पामन्‌ । सम० - अरिः गंघक । 


पायना [पा-+णिच्‌ +यच --टाप्‌] (. पीलाना 2. सींचना 
तर करना 3. तेज करना, पेनाना । 

पायस (वि०) (स्त्री० ) [पयस--अण] दूध या 
पानी से बना हुआ -सः,--सम . खीर, दूध में उबले 
हुए चावल मन० ३।२७१, ५।७, याज्ञ ० १।१७३ 

तारपीन,--सम्‌ दूध । 

पायिकः (पं) पदल सिपाही । 

पायः [पा-+-उणू, यक | गदा, मलद्वार--पाय पस्थम -- मन्‌ ० 
२९०, ९१, याज्ञ ० ३॥९२। 

पाय्यम्‌ [मा--ण्यत्‌, नि० पत्वम, यगागमः] . जल 2. पेय 
पदाथ 3. प्ररक्षण 4. परिमाण । 

पार:-रम्‌ | पर तीौरं॑ परमेव अणू, पृ+घञ्ा वा |। 
या नदी का परला--सामने वाला दूसरा किनारा 
“पार दुःखोदघंगन्तं तर यावन्त भिद्यते---शा० ३॥१, 
विरहजलूघे: पारमासादयिष्ये --पदा० १३, हि० १। 
२०४ 2. किसी भी वस्तु का विरोधी पक्ष-कु० 
२।५८ 3. किसी वस्तु का अन्तिम किनारा, अन्तिम 
सीमा--वेणी ० ३३३५ 4. किसी वस्तु का अधिकतम 
परिमाण, समष्टि--स पूर्वजन्मांत रदृष्टपारा: स्मरन्निव 
“एरंघु० १८।५०, (पार गरम्‌,- इ,--था . पार 
जाना, ऊपर चढ़ना 2. निष्पन्न करना, पूरा करना, 


( ६०६ ) 


जसा कि 'प्रतिज्नाया: पारं गतः, पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ 
करना, प्रवीण होना--सकलशा[स्त्र पारंगत:,--रः पारा 
(पार दूसरी ओर' परे! कई बार समास में प्रयक्त 
होता ह--उदा० पारेगंगम्‌, पारेसमद्रमू-गंगा के 
पार या समद्र के पार) । सम०--अपारम्‌-अवा रस 
दोनों तट, पास का और दूर का (रः) समुद्र, सागर 
--शोकपारावारमत्त्तमशवन्‌वती--दश ० ४ै, भामि० 
४। ११ ,--अयणम . पार जाना 2. प्रा पढ़ना, अनु 
शीलन, आद्योपान्त अध्ययन 3. समग्रता, सम्पूर्णता, 
या किसी वस्तु की सर्माष्ट--जंसा कि 'ब्रह्मपारायण 
या मंत्रपारायण में,--अयणी 4. सरस्वती देवी 2 
चिन्तन, मनन 3. कृत्य, कर्म 4. प्रकाश,-- काम 
(वि०) दूसरे किनारे तक जाने का इच्छक,>ग 
(धि०) . पार जाने वाला, नाव से पार उतरने 


वाला 2. जो पार पहुंच चुका हैं, जिसने किसी ग्रंथ 


का पूरा अध्ययन कर लिया हूं, पूर्णपरिचित, पूरा 
ज्ञाता (संब० के साथ, या समास म॑ )-मनु ० २।१४८ 
याज्ञ ० १।१११ 3. प्रकाण्ड विद्वान,--गत, - गामिन 
(थधि०) जो तट के दूसरी ओर पहुंच गया हैँ,-- दर्शक 
(वि०) . सामने के तट को दिखलाने वाला 2 
जिसके आर पार दिखाई दे,--दृशब्बन (वि०) 4. 
द्रदर्शी, बद्धिमानू, समझदार 2. जिसने किसी वस्तु का 
दूसरा किनारा देख लिया हैँ, जिसने किसी बात को पूर्ण 
रूप से जान लिया हुं-भुतिपारदश्वा रघु० ५२४ । 


पारक (वि०) (स्त्री०--की) [ पु+ण्वुल |] . पार करने 
की योग्यता रखने वाला 2. आगे ले जाने वाला 
बचाने वाला, सौंपन वाला 3. प्रसन्‍न करने वाला, 
संतुष्ट करते वाला । 

पारक्य (वि०) [ परस्म लोकाय हितम्‌ू--पर-+घष्यञ्ग 
कुक ]. पराया, दूसरे का 2. दूसरों के लिए उद्दिष्ट 
3, बिरोधी, शत्रतापूर्ण---क्यम्‌ परलोक साधन, पथित्र 
आचरण । 

पारग्रामिक ( वि०) (स्त्री०--की) [ परग्राम--ठक | 
पराया, विरोधी, शत्रतापूर्ण । 

पारज (१०) [ पार-+णिच्‌ -- अजि ] सोना, स्वर्ण । 

पारजायिक: [ परजायां गच्छति--परजाया -|- ठक्‌ | व्यभि- 
चारी पुरुष । 

पारटीट:,--नः (१०) पत्थर, चट्टान । 

पारण (वि०) [प्‌+ल्यूद ] 7. पार ले जाने वाला, उबा- 
रने वाला 2. बचाने वाला, उद्धार करन वाला,-ण 
. बादल 2. संतोष,--णम््‌र्‌ . निष्पन्न करना, पूरा 
करना 2. पाठ करना, बांचना 3. ब्रत (उपचास ) के 
पश्चात्‌ भोजन करना, ब्रत खोलना -- कारय चक्षुषी 
पारणम - विद्ध ० १, २।३९, ५५, ७०, भोजन करना 
--कु० ५१२२, (अम्यवहारकम- मल्लि० ) 


पारतः [ पारं तनोति--पार--तन्‌ +ड | पारा। 
कक, [ परतंत्र +ष्यञ्ञ ] पराश्रयता, अधीनता, अनु- 
वा । 

पारत्रिक (वि०) (स्त्री० - की) [ परत्र+ठक ] . पर- 
लोक संबन्धी 2. भावी जीवन के लिए उपयोगी । 

पारञ्यम | परत्न--ष्यझ | भावी जीवन में प्राप्य फल, 
परलोक फल - मन० २॥२३६ । 

पारदः: [ पार ददाति-- पार--दा+क | पारा--निदशन 
पा रदो5त्र रस:- -भामि० १॥८२ । 


पारदारिकः [ परदारा+ठक | व्यभिचारी, परदारगामी . 
--याज्ञ ० २।२९५ | 

परदार्यम [ परदार+ष्यञझा | व्यभिचार, 
>> मन ० ११।५९, याज्ञ० ३।२३५ । 

पारदेशिक (वि०) (स्त्री०- की) [ परदेश--ठक्‌ |] 
विदेशी, बाहर के देश का,-- कः . विदेश का रहने 
वाला 2. यात्री । 

पारदेबय (वि०) (स्त्री०- श्यो) [| परदेश-+ष्यञ्ञ_ ] . 
विदेश से संबंध रखने वाला, विदेशी, -- श्यः . अन्य 
देश का रहने वाला 2. यात्री । 

पाष्यप [ इसका शद्ध रूप संभवत: 'प्राभृत' हूं ] उपहार, 

पारमहुंंस्थम्‌ [ प्रमहंस-ष्यव्य_] सर्वोत्कृष्ट सन्यासवरत्ति 
मनन । सम ०-- परि (अव्य० ) इस प्रकार के सन्यासी 
से सम्बन्ध रखने वाला । 


पारमाथिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परमार्थ--ठक |) 
]. 'परमार्थ अर्थात्‌ सर्वोपरि सत्य अथवा अध्यात्म ज्ञान 
से संबन्ध रखने वाला 2. वास्तविक, आवश्यक, यथाथ्थ 
में विद्यमान - सत्ता विधिधा पारमाथिकी, व्यावहा- 
रिकी प्रातीतिकी च - वेदान्त 3. सत्य का ध्यान रखने 
वाला, सत्यप्रय- न लोक: पारमाधिक:-- पंच ० 
१।३१२ 3. स्वश्रेष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम । 

वारमसिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परम-ठक्‌ | सर्वोपरि, 
सर्वोत्तम, मुख्य, प्रधान । 

पारसित (वि०) [ पारमितः प्राप्त:-अलुक स० ] . दूसरे 
तट या किनारे पर॒ गया हुआ 2. पार पहुँचा हुआ 
आर-पार गया गया हुआ 3. परमोत्कृष्ट । 

पारमेष्ठयम्‌ [परमेष्टिन्‌ --- प्यजा ] . सर्वोपरिता, उच्चतम 
पद 2. राजबिह्न । 

पारंपरीण (वि०) (स्त्री-णी) [परपरा--खठ्ा |] परंपरा 
प्राप्त, आनवंशिक, वंशक्रमागत । 

पारंपरीय (वि०) [परम्परा--&छ | परम्पराप्राप्त, आनु- 
वंशिक । 

पारंपयं म्‌ [परम्परा+ष्यञा] (. आनुवंशिक क्रम, अबि- 
च्छिन्न क्रम 2. परम्परा से प्राप्त शिक्षा, परम्परा 
3. अन्तवंतिता, मध्यस्थता । सम०-- उपदेश: परंपरा 


परदा रग मन 


प्राप्त शिक्षा, परम्परा (इस परम्परा को पौराणिक 
लोग 'प्रमाण मानते हें) 

पारयिष्णु (वि०) [पार +णिच्‌ +इष्णूच्‌ | !. सुहावना 
तृप्तिकारक 2. किसी काये को पूरा करने के योग्य 
पार जाने के छिए समथ । 

पारलौकिक (वि०) (स्त्री०-को) [परलोकाय हितम्‌ पर 
लोक-+ठक द्विपदवृद्धिः: |] परलछोक से संबंध रखन 
वाला या परलोकोपयोगी,--धर्म एको मनुष्याणां 
सहाय: पारमाथिक:-- महा ०, ने ५।९२ । 

पारवतः ["-पारापत (पार+-आ+पत्‌ +-अच्‌ ) ] कबूतर । 

पारवश्यम [ परवेश--ष्यश ] परावरूंबन, पराश्रयता, 
अधीनता । 

पारशव (वि०) (स्त्री०-वी) | परशु--अण्‌ ] . लोहे 
का बना हुआ 2. कुठार से संबंध रखने वाला,--व 
4. लोहा 2' छाद्र स्त्री में उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र -- 

य॑ं ब्राह्मणस्तु शद्वायां कामादुत्पादयेत्सुतम, स पार 

यनन्‍नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मतः--मन ० ९।१७८ 

या पर शवात्‌ ब्राह्मणस्यष पुत्रः शुद्रापुत्र पारशव 

तमाहु:--महा० 3 दोगला, हरामी । 


पारश्वध:ः, पारश्वधिकः [ परश्वधः प्रहरणमस्य---अण्‌, 
परइवध --ठक ] फरसा घारण करने वाला, कुठार 
धारी । 

पारस (वि०) (स्त्री०-सी ) [पारस्यदेश भव: 
यलोपः] पारसी फारस देश का रहने वाला । 

पारप्तिक: . फारस देश 2. फारस देश का, पारसीक । 

पारसी (स्त्री०) फारसी भाषा । 

पारसोकः [पषो० साध:] 4. फारस देश 2. फारस देश 
का घोड़ा, - काः (पुं०, साधः) फारस देश के रहने 
वाले--पारसीकांस्ततो जंतु प्रतस्थ स्थलवत्मना-- 
रघ्‌० ४॥६ । 

पारस्त्रणंयः [ परस्त्री-ढठक्‌, इनड, उभय पदवद्धिः | 
दोगला, हरामी ('परस्त्री से उत्पन्न) 

पारहुंस्य (वि०) [परहंस--ष्यञ्ज_| उस सन्यासी से संबंध 
रखने वाला जिस ने सब इन्द्रियों का दमन कर लिया 
ह। 

पारा [पार--अच -टाप्‌] एक नदी का नाम--तदुत्तिष्ठ 
पारासिधसंभेदमवर्गाह्यय नगरीमेव प्रविद्याव:--मा० 
४९१ । 

पारापतः [पार--आ-+पत्‌््‌+-अच्‌ |] कबतर । 

पारायणिकः [पारायण +ठअा |] 4. व्याख्यानदाता, पुराण 
तथा अन्य घामिक ग्रन्थों का पाठ करने वाला 2. [शिष्य 
विद्यार्थी । 

पारारुक: [पार+ऊक-+ उकज्न ] पत्थर, चटटान । 

पाराक्त: | --पारापत:, पृषो० पस्य व: | . कबतर 
फाख्ता, पेंडकी-यारावतः खरशिलाकणमात्र भोजी कामी 


अण्‌ बा० 


( ६०७ ) 


भवत्यन्‌दिनं वद को5त्रहेतु:--भतं ० ३। १५४, मेघ० ३८ 
2. बन्दर 3. पहाड़। सम०--आअँशच्िः,--पिच्छः एक 
प्रकार का कबूतर । 

पारावारीण (वि०) [पारावार-+रव] . दोनों छोर तक 
जाने वाला 2. पूर्ण रूप से जानकार। 

पाराशरः, पाराशर्यः [पराशर--अण्‌, यञझा वा। पराशर 
के पुत्र व्यास का विशेषण । 

पाराशरिः [ पराशर +इज्णम ] . शकदेव का विशेषण 
2. व्यास का नाम । 

पाराशरिन्‌ (पुं०) [ पाराशर+-इनि ] (. साधु, सनन्‍्यासी 
2. विशेषकर वह जो व्यास के शारोीर सूत्रों के 
अध्यंता हो । 

पारिकांक्षिन्‌ (पं०) [पारयति संसारात्‌ पारि ब्रह्मज्ञानम्‌ 
तत्कांक्षति--पारि-+-कांक्ष्‌+णिनि | ध्यानमग्न या 
चिन्ताशील सन्त, सन्यासी जो भावात्मक समाधि का 
भकक्‍त हो । 

पारिक्षितः [परिक्षित---अण | जनमेजय का कुल सूचक 
नाम, अजून का प्रपीत्र ओर परीक्षित का पुत्र । 

पार्खिय (वि०) (स्त्री०-यी) [परिखा-+द] चारों ओर 
परिखा या खाई से घिरा हुआ। 

पारिजातः, पारिजातकः [पारमस्य अस्ति इतिपारी समद्र 
तस्माज्जात:---पारिजात--कन _] . स्वगे के पाँच 
वक्षों में से एक (कहते हैं कि समद्र मंथन से 'पारि 
जात की उपलब्धि हुई, जिसे इन्द्र ने अपन नन्दन- 
कानन में लगाया, कृष्ण ने इन्द्र से छीन कर इसे 
अपनी प्रिया सत्यभामा के बाग में लगाया )-कल्पद्र- 
माणामिव पारिजात:- -रघ्‌० ६।६, १०१११, १७।७ 
2. मंगं का पेड़ 3. सुगन्ध । 

पारिणाय्य (वि०) (स्त्री०-य्यी) [ परिणय-+चष्यञा |] 
. विवाह से संबन्ध रखने वाला 2. विवाह के अवब- 
सर पर प्राप्त किया हुआ,- य्यम्‌ . विवाह के 
अवसर पर ल्त्री को मिली हुई सम्पत्ति-मातुः 


परिणाय्यं स्त्रियो विभजेरन्‌ू--वसिष्ठ 2. विवाह 
व्यवस्था । 

फारितथ्या [ परितथ्य-+ष्यञ | बालों को बांधने के लिए 
मोतियों की लड़ी । 


पारितोषिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ परितोष +ठज्ा | 
सुखकर, तृप्तिकर, सान्त्वना प्रद,-- कम्‌ उपहार, पुर- 
स्का र-गृह्यतां पारितोषिकमिदम ड्ली यकम्‌-म॒च्छ ० ५। 

पारिध्वजिकः | परितः ध्वजा--परिध्वजा-+ठक | झंडा 
वरदार, झंडा ले चलने वाला । 

पारिन्द्ः [ --पारीन्द्र., पषो० हस्व: | सिंह, केसरी । 

पारिपंथिकः [| परिपंथ +ठक | लटेरा, डाक | 

पारिपाट्यम्‌ [ परिपाटी +ष्यण ] . ढंग, प्रणाली, रीति 
(परिपाटी ) 2. नियमितता । 


( ६०८ ) 


पाशिपिइवस [ पारिपाइवें-+अण्‌ ] अनुचरवर्ग, सेवक, 
अनुयायी । 
पारिपाइवंकः, पारिपाश्विक: [ पारिपादवे-|कन, परि- 


पारवे +-ठक ] !. सेवक, टहलआ 2. नाटक में सूत्र- 
धार का सहायक, नान्दीपाठ के अवसर एक अन्तर्वादी 
-प्रविश्य पारिपाइ्वक:, तत्किमिति पारिपाश्विक 
नारंभयसि कुशीलवे: सह संगीतम्‌--वेणी ० १ । 

पारिपाश्विका [ पारिपाध्ििवका -टाप्‌ | दासी, सेविका 
निजी नौकरानी । 

पारिप्लत (वि०) [ परिष्लव-|-अण्‌ | . इधर उधर 
घमन वाला, डांवाडोल, चंचल, अस्थिर, कम्पायमान 
-“-ननंद पारिष्लवनेत्रया नुपः--रघ ० ३।११ 2. तंरना 
बहना रघ० १३।३०, १६।६१ 3. क्षब्ध, उद्विग्न, परे 
शान, पबराया हुआ--उत्तर० ४।२२, नाव 
बम बचेती, विकलता । 


पारिप्लाव्य: [ परिपप्लव +ष्यञय ] हंस व्यम्‌ . परे- 
शानी, बंचनी, क्षोभ 2. कंपकंपी, थरथराहट । 

पारिबहूँ: | परिबहं +- अण ] ववाहिक उपहार । 

पारिभद्रः | परिभद्र+अण |] . मंगे का वक्ष 2. देवदारू 
वक्ष 3. सरल वृक्ष 4. नीम का पेड । 

पारिभाव्यम्‌ [ परिभू--पष्यज ] जमानत, प्रतिभति, 
जमानत के रूप में रक्खी गई वस्तु 

पारिभाषिक (वि०) (स्त्री०-को) [ परिभाषा --ठक |] 
4. चाल, सामान्य प्रचलित 2. (शब्द आदि) तक- 
नीकी, किसी विशेषार्थ का संकेतक | 

पारिमांडल्यम्‌ [| परिमंडल --ष्यञजा | अणु, स्य की किरण 
मे विद्यमान रजकण भाषा० १५। 

पारिसखिक (वि०) (स्त्री०-की) |[ परिमख-| ठक |] 
मंह के सामन का, निकटवर्ती, पास का 


पारिमुख्यम्‌ | परिमुख-|-प्यज ] उपस्थिति, समीप 
होना । 

पारिया (पा) (पुं०) सात मुख्य पवत शुखलाओं में 
से एक - रघु० १८।१६, दे० 'कुलाचल । 

पारिया (पा) त्रिक: [ पारियात्र--ठक ] . पारियात्र 
पहाड़ का निवासी 2. पारियात्र पहाड़ । 

पारियानिक: | परियान+ठक ] यात्रा पर जाने के 
लिए गाड़ी | 

पारिरक्षकः | परिरक्षति आत्मान--परि -| रक्ष +ण्वुरू 
+अण्‌ )] साध, सन्‍्यासी । 

पारिवित््यम, पारिवेच्यम | परिवित्त +ष्यञ्ा , परिवेत 
+ष्यश ] छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी 
बड़े भाई का अविवाहित रहना । 

पारिब्राजकम्‌ पारिव्राज्यम्‌ [ परिव्राजक--अण्‌ू, परित्राज्‌ 
+थष्यजा | साधु सन्‍्यासी का भ्रमणशील जीवन, 
सनन्‍्यास । 


| पारिशीलः | परिशील-|-अण्‌ | रोटी, पूड़ा, मालपुआ 


(दे० अप्रूप) 

पारिदेष्यम | परिशेष+ष्यझा ] बचा हुआ, शेष, बाकी । 

पारिषद (वि०) (स्त्री०-दी) | परिषद्‌+अण्‌ ] सभा 
या परिषद्‌ से सबन्ध रखने वाला,--दः !. सभा मे 
उपस्थित व्यक्ति, सभा का सदस्य, परामशॉक 2. राजा 
का सहचर,--दाः (पूं०, ब० व०) देव का अनुचर- 
वर्ग । 

पारिषद्य: [ परिषद्+ण्यत्‌ ] सभा में धिद्यमान व्यक्षित, 
दशक । 

पारिहारिको | पारिहर+ठक--छीप ] एक प्रकार को 
बझौवल, पहेली । 


पारिहायें: | परि+ह+पण्यत्‌+-अण्‌ ] कड़ा, कंगण 
”झयस लेना, ग्रहण करना । 

पारिहास्यम | परिहास-+-ष्यञ्य_ ] हंसी-दिल्लगी, ठठोली, 
हँसी-मजाक । 

पारी [ पृ+णिच्+घजञ्ा +डीपष ] . हाथी के परों को 
बांधने का रससा 2. जल का परिमाण 3. पानपात्र, 
सुराही, प्याला 4. दूध की बाल्टी--शि० १२।४० । 

पारीक्षित:--पारिक्षित । 

पारीण (वि०) [ पार--ख ] 4. दूसरी पार रहने या जान 
वाला 2. (समास के अन्त में) सुविज्ञ, सुपरिचित--- 
तरिवगंपा रीणममसोौ भवन्तमष्यासयन्तासनमेकमिन्द्र:--- 
भट्ठटि ० २४६ । 

पारीणह्ाम्‌ [ परिणह+ष्यत्य , उपसगंस्य दीघ: ] घर का 
सामान, या बर्तन आदि। 

पारीन्द्र: [ पारि पशः तस्यन्द्र: ] 4. सिह, 2. अजगर, बडा 
साँप । 

पारोरणः [ पायां जलपूरे रण यस्य | 4. कछवा 2. छड़ी, 
लाठी । 

पारु: [ पिबति रसानू-पा-+5 ] 4. सूय 2. अग्नि । 

पारुष्यम [ परुष +ष्यञा_ ] . खुरदरापन, ऊबड़खाबड़पन, 
कड़ापन 2. कठो रता, ऋरता, (स्वभाव की ) निरदंयता 
3. अपभाषा, गाली देना, ब्राभला कहना, अहलील 
भाषा, अपमान--भग० १६।४, याज़्ञ ० २।१२,७२ 
4. (वाणी से या कर्म से) हिसा -मनु० ८।६,७२, 
७।४८,५१ 5. इन्द्र का उद्यान 6. अगर,-्यः बह- 
स्पति का विशेषण । 

पारोवर्येंम [ परोवर+ष्यञा_ |] परंपरा । 

पाघेटम [ पादे घटते इति अच, पृषो० साधु: ] धूछ, राख ! 

पाजेन्य (वि०) [ पर्जन्य+अण्‌ ] वृष्टि से संबंध रखन 
वाला । 

पार्ण (वि०) (स्त्री०-णी) [पर्ण+अण्‌ ] 4. पत्तों से 
संबंध रखने वाला या पत्तों का बना हुआ 2. पत्तों 
से उठाया हुआ (जैसे कि कर ) । 


( ६०९ ) 


पाथः | पथा---अण | . यधिष्ठिर, भीम और अर्जन का 


मातृकुलसूचक नाम, परन्तु अजन का विशेषरूप से 
भग० १२५, और दूसरे अनंक स्थल 2. राजा । 
सम० -सारथिः कृष्ण का विशेषण । 

पाथक्यम [ पथक्‌-+ष्यजा | पृथकता, अलहदगी, अरूग २ 
होने का भाव, अकेलापन, अनकता । 

पाथवम्‌ [पृथ--अणृ | विशालता, विस्तार, फलाव, चौड़ाई । 

पाथिव (वि०) (स्त्री०-वी) [ पृथिवी --अण्‌ ] . मिट्टी 
का बना हुआ, पृथ्वी संबंधी, भूमिसंबंधी, घरती से 
संबंध रखने वाला--यतोरज: पाथिवमज्जिहीते-रघ्‌ ० 
१२३।६४ 2. धरती पर शासन करने वाला 3. राजसी 
राजकोय,--वः . पृथ्वी पर रहने वारहा 2. राजा, 
प्रभ--रघु० ८।१ 3. मिट॒टी का वर्तते। सम» 
--“ननन्‍्दनः--सुतः राजकुमार, राजपुत्र,-कन्या-नन्दिनों, 
--सुता राजा को पुत्री, राजकुमारी । 

पाथिवी | पाथिव+-डीप | . सीता का विशेषण, धरती 
को पुत्री--पाथिवीमद्व हद घद्ह:-रघ ० ११।४५ 2. लक्ष्मी 
का विशेषण । 

पापरः (पुं०) . मुदठी भर चावल 2. क्षयरोग, तपेदिक । 


पायतिक (वि०) (स्त्री०-की) [पयन्त--ठक | अन्तिम, 
आखरी, निर्णायक । 

पावंण (वि०) (स्त्री०-णी) [ पर्वन्‌ ++अण्‌ |] . पव॑- 
संबंधी, रघ० ११।८२ 2. वृद्धि की प्राप्त होना 
बढ़ना (ज॑ंसे कि चन्द्रमा का),--णम्‌ पव के अवसर 
पर (अमावस्या के दिन) सभी पितरों के निमित्त 
आहुति देने का सामान्य संस्कार । 

पाबंत (वि०) (स्त्री०-ती ) [पर्वत--अण | . पहाड़ पर 
होने या रहने वाला 2. पहाड़ पर उगने वाला, पहाड़ 
से प्राप्त होन वाला 3. पहाड़ी । 

पावतिकम्‌ | पर्वंत--ठझऊ | पहाड़ों का समच्चय, पवत- 
श्रृंखला । 

पावती [ पावंत--डीप | . दुर्गा का ताम, हिमालय की 
पुत्री के रूप में उत्पन्न (अपने पहले जन्म में वह सती 
थी--तु० कु० १।२१) ता पावतीत्याभिजनेन नाम्ना 
बंधृप्रियां बंधजनों जुहाव--कु० १।२६ 2. ग्वालिन 
3. द्रौपदी का विशेषण 4. पहाड़ी नदी 5. एक प्रकार 
को सुगंधय क्त मिट्टी । सम० ननन्‍्दनः 4. कातिकेय 
को उपाधि 2. गणंश का विशेषण ! 


पावतीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ पर्वत+-छ ] पहाड़ में 
रहने वाला,--यः 2. पहाड़ी 2. एक विशेष पहाड़ी 
जाति का नाम (ब० व०) --तत्र जन्यं रघोर्षोंर 
पावतीयगेणे रभत---रघ ० ४॥७७ । 


पावतेष (वि०) (स्त्री०-यी) [ पावती-+ढक | पहाड़ 


पर उत्पन्न,--यम्‌ अंजन, सुरमा 
पाशव: | पशु-+अण्‌ ] कुठार से सुसज्जित योद्धा । 
(७७ 


पादर्व:,-इवम [ पशनां समहः | !. काँख से नीचे का शरीर 
का भाग, स्थान जहाँ पसलियाँ हँं--शयने सन्निष- 
ण्ंकपादर्वाम्‌--मेघ० ८९ 2. पाँसू, कोख, (सजीव 
और निर्जीबव पदार्थों का) पाद्वाग--पिठरं क्वथदति 
मात्र निजपाश्वानिव दहतितराम्‌-पंच० १।३२४ 
3. आस-पास,--इवें: जिनका विशेषण,--श्व॑ंम 4. पस- 
लियों का समह 2. जालसाज़ी से भरी हुई तरकीब 
असम्मानजनक उपाय ([पाइवस क्रियाविशेषण के 
रूप में प्रयक्‍त होता है तो इसका अर्थ हं-- 
ने निकट' 'के पास में की ओर--श० ७।८, इसी 
प्रकार पादर्वात्‌ की ओर से” से दूर पाइव निकट 


“नज़दीक' पास में! न मे दूरे किचित्क्षणमपि न पाइव 
रथजवात्‌ -श० ११९, भर्ते० २३७) । सम० 


--अनुचरः टहहूआ, सेवक--रघु ० २।९,--अस्थि 
(नपं०) पसली,--आयात (वि०) जो बहुत निकट 
आ गया है,--आसन्‍न (वि०) पास ही विद्यमान 
--उदरप्रियः केकड़ा,--गः टहलूआ, सेवक---रघ्‌ ० 
११।४३२,-- गत (वि०) पाइवे वर्ती, पास ही स्थित, 
सेवा करने वाला 2. शरणागत,--चरः सेवक, टहलआ 
--रघ्‌० ९॥७२, १४॥२२९,--दः टहलआ, सेवक,-देश 
(शरीर की ) कोख, पाँस,--परिवतंनम्‌ . बिस्तर पर 
करवट बदलना 2. भादपदशक्धल ११ म॑ होने वाला 
पर्व (आज के दिन समझा जाता हू कि विष्णु करवट 
बदलते हैं), भागः कोख, पांसू,--वरतिन्‌ (वि०) 
, पास होने वाला, उपस्थित, सेवा में खड़ा हुआ 
2. साथ ही लगा हुआ,->शय (वि०) पास ही सोने 
वाला, बगल में सोने वाला,--शलः,--लम्‌ कोख में 
मीठा दद, सृत्रकः एक प्रकार का आभूषण--स्थ 
(वि०) पाश्ववर्ती, नजदीकी, निकटवर्ती, समीपस्थ 
(स्थः) . सहचर 2. सत्रधार का सहायक--तु० 
पारिपाश्वक । 


पाइवकः (स्त्री०-की) [ पाश्व--कन्‌ ] ठग, प्रवंचक, 
चोर । 
पाइबंतः (अव्य०) [ पादवे --तस्‌ | निकट, नजदीक, 


समीप, पास रघु० १९।३१ | 

पाश्चिक (वि०) (स्त्री ०--की) [ पाश्व- 5च्‌ ] पाँसू 
से संबंध रखने वाला,--- कः १. पक्ष लेने वाला आदमी, 
साझीदार 2. साथी, सहचर 3. जादूगर । 

पाषत (वि०) (स्त्री०--ती ) [ पषत--अण्‌ ] चितकबरे 
हरिण से संवंध रखने वाला--मनु ० ३।२६९, याज्ञ० 
१।२५७,--तः राजा द्रपद और उसके पुत्र धृष्टययुम्न 
का पितृकुलसूचक नाम । 

पा्षतो [ पाषंत--डीप्‌ | !. द्रौपदी का विशेषण 2 
की उपाधि । 

पाषद्‌ (स्त्री०) [ परिषद्‌,, पृषो० ] सभा । 


दुर्गा 


( ६१० ) 


पा्षेद: [ पाषेंद महंति अण्‌ ]. साथी, सहचर 2. टहलआ 
अन चरवग्ग 3. सभा में उपस्थित, दशेक, सभासद । 

पाषद्य: | प्षद -- ण्य | सभासद्‌, सदस्य । 

पा््णि: (प्‌ं०, स्त्री०) [ पृष्‌+-नि, नि० वद्धि: | . एड़ी 
“--उद्वजयत्वंगलि पाष्णिभागान्‌ू--कु० १।११, पाष्णि 
प्रहार/ज"'"काठर१९ 2. सेना की पिछाड़ी 3. पिछाड़ी 
पिछला भाग--शुद्धपाष्णिरयान्वित: - रघ० ४।२६, 
जिसकी पिछाडी शरत्ररहित हो गईह 4. ठोकर 
(स्त्री०) 4. व्यभिचारिणी स्त्री 2. कुन्ती का विशे- 
षण। सम०- प्रह: अनयायी,-- ग्रहणम्‌ शत्र की पीठ 
पर आक्रमण करना,--ग्राहः पृष्ठवर्ती शत्र 2. पृष्ठवर्ती 
सेना का सेनापति 3. मित्रराजा जो किसी राजा की 
सहायता करे--मन्‌ ० ७।२०७,--घातः ठोकर--कि ० 
१७।५०,--न्रम पष्ठरक्षक, पीछे रहने वाली सेना की 
टुकड़ी, प्रारक्षित,--बाहः वाह्मवर्ती घोड़ा 


पालः | पाल-+-अच्‌ ] 4. प्ररक्षक, अभिभावक, संरक्षक 
+यथा गोपाल, वृष्णिपाल आदि 2. ग्वाला--विवाद: 
स्वामिपालयो:-- मनु ० ८।५, २२९, २४० 3. राजा 
4. पीकदान। सम०--ध्नः कुकुरमत्ता, साँप की 
छतरी । 

पालकः | पाल-+-ण्वुल ] . अभिभावक, प्ररक्षक 2. राज 
कृमार, राजा, शासक, प्रभ्‌ 3. साईस, घोड़े का रख 
वाला 4. घोड़ा 5. चित्रक वक्ष, 6, पालक पिता । 

पालकाप्य:ः (१०) . एक ऋषि करेण का पुत्र, (इन्हींने ही 
सर्वप्रथम हस्तिविज्ञान की शिक्षा दी) 2. हस्तिविज्ञान । 

पालंक: [ पाल-- किप्‌ ->पाल +-अंक्‌ +घज्म_ | . पालक 
का साग 2. बाजपक्षी,---की एक गंधद्रव्य । 

पालंक्यः,--क्या [ पालंक-|- ष्यज्य , स्त्रियाँ टाप च | एक 
सुगंध द्रव्य । 


पालन (वि०) [ पाल --ल्यूट ] रक्षा करने वाला, संरक्षण 


देने वाला, कि० १।९,--नम . प्ररक्षण, संरक्षण 
पालना, पोसना, लालन-पालन करना---लब्ध? रघ ० 
१९।२३, इसी प्रकार प्रजा" क्षिति आदि 2. बनाये 
रखना, अनुपालन करना, (व्रत, प्रतिज्ञा, आदि को) 
प्रा करना 3. ताजी ब्याई हुई गौ का दूध, खीस । 

पालयित (पुं०) [ पाल---णिच्‌--वृच््‌ | प्ररक्षक, संरक्षक, 
परवरिश करने वाला--रघ ० २।६९। 

पालाश (वि०) (स्त्री०--शी ) [ पछाश +-अण्‌ | 4. ढाक 
का, ढाक से उत्पन्न 2. ढाक की लकड़ी का बना 
हुआ, मन० २।४५ 3. हरा,-- शः हरा रंग । सम० 
--खंडः,---षण्ड: मगध देश का विद्येषण । 

पालिः, -ली (स्त्री०) [ पाल--इन्‌ | कान का सिरा। 

पालि:,-लो [| स्त्री० ] [ पाल +-इन्‌ | १. कान का सिरा 
--श्रवणपांलि:--मगीत ० ३े 2. किनारा, गोट, मगजी 
--भतृ० ३॥५५ 3. तेज्ञ सिरा, घार या नोक 


->भामि० २।३ 4. ह॒द, सीमा 5. श्रेणी, पंक्षित, 
++विपुल पुलकपाली--गीत० ६, शि० ३॥५१ 6. 
धब्बा, चिह्न 7. बांध, पुल 8. गोद, अंक 9. आयता- 
कार तालाब 0, अध्ययनकाल में गरु द्वारा छात्र का 
भरण-पोषण . जू 42. प्रशंसा, स्तुति 43. वह स्त्री 
जिसके दाढ़ी-मंछे हों । 

पालिका [ पालि--कन्‌+-टाप्‌ | . कान का सिरा 2. तल- 
वार या किसी छरी आदि काटने वाले उपकरण को 
तेज़ धार 3. पनीर या मक्खन आदि काटने की छरी । 

पालित (भू० क० कृ०) [पाल--क्त] .प्र रक्षित, संरक्षित 
आरक्षित 2. पालन किया हुआ, पूरा किया हुआ । 


पालित्यम्‌ [ पलित+ष्यञा ] वृद्धावस्था के कारण बालों 
की सफ़ेदी, घवरूता । 

पाल्वल (वि०) (स्त्री-ली) [ पलल्‍्वल--अण ] पोखर में 
उत्पन्न, तलथा से प्रात्त । 

पावक: [ पू+ण्वुल |] ।. आग-- पावकस्य महिमा स गषण्यते 
कक्षवज्ज्वलति सागरेषपि यः--रघु० ११॥७५, २।९, 
१६।८७ 2. अग्नि देवता 3. बिजली की आग 

चित्रक वृक्ष 5. तीन की संख्या । सम०--आत्मज: 

कातिकेय कां विशेषण 2. सुदशंन नामक ऋषि । 

पावक्ति: [ पावक-+-इच्णय ] कारतिकेय का विशेषण । 


पावन (वि०) ट(स्त्री०--नी) [पू+णिच्‌ -- ल्य॒द | 
.निमेल करने वाला, पाप से मक्‍त करने वाला, शद्ध 
करने वाला, पवित्र बनाने वाला--पादास्तार्मोभतो 
निषण्णहरिणा गौरीगरो: पावना:-- श० ६।१७, रघु० 
९५१०१ १९५३, भग० १८।५, मनु० २।२६, याज्ञ० 
३।३०७ 2. पवित्र, पुनीत, विशुद्ध, परिष्कृत--कु० 
५| १७,--न: . आग 2. गंध द्रव्य 3. सिद्ध 4. व्यास 
कवि,--. नम्त पवित्री करण, विशुद्धीकरण--पदनख- 
नीरजनितजनपावन--गीत ० १ 2. तप 3. जल 


4. गोबर 5. संप्रदायसचक तिलक । सम०-«ध्वनि: 
शंखनाद । 

पावनों [ पावन-+-छीप्‌ ] 4. पवित्र तुलसी 2. गाय 3. गंगा 
नदी । 


पावनानी | पचमानम अधिक्ृत्य प्रवत्तम-पवमान-+-अण 
डीप्‌ | विशिष्ट बंदिक ऋचाओं का विशेषण । 

पावर: (पुं.) पासे का वह पहल जिस पर “दो” की संख्या 
अंकित हो, पासे को विशेष ढंग से फंकना,-- पाव र- 
पतनाच्च शोषित शरीरः--म॒ुच्छ ० २।८ । 

पाशः [ पर्यते वध्यतेड्नंन, पश॒ करणं घछञ्य | . डोरी 
शंखला, बेड़ी फदा--पादाक्ृष्टब्रततिवलयासंगसंजात- 
पाश:--श० १।३२, बाहुपाशेन व्यापादितो--- मुच्छ० 
९, रधृ० ६।८४ 2. जाल, खटकेदार पिजड़ा, या फंदा 
3. बन्धन ज्ञो (वरुण के द्वारा) शास्त्र की भांति 
प्रयुक्त होता हँ--कु० २२१ 4. पाँसा--रघु० 


( ६११ 


) 


६।१८ पर मल्लि० 5. किसी बनी हुई वस्तु की | पाषंड: [पा त्रयीधर्म: तं पंडयति-पा-+षंड +-अच्‌ |--पाखंड 


किनारी 6. (समास के अन्त में ) 'पाश का अथ होता 
हैे-- (क) तिरस्कार, अवमान--यथा “छात्रपाश 
(निकम्मा विद्यार्थी ) में, वंयाकरण०, भिषक्‌० आदि 
(ख) सोन्दर्य, सराहुना--यथा--संवोष्ठमुद्रा स च॑ 
कर्णपाश:--उत्तर० ६॥२७, (ग) बहुतायत, ढेर, 
राशि ('केश' अथ द्योतक शब्द के पश्चात) केशपाश 
(केशकलाप ) । सम०--अंतः कपड़े का पृष्ठभाग 
--क्रीडा जुआ खेलना, पांसे के साथ खेलना,--धरः:, 
--पाणिः वरुण का विशेषण,--बद्ध (वि०) पिजड़े में 
फंसा हुआ, जाल में पकड़ा हुआ, फंदे में पड़ा हुआ, 
“+बंधः बंघन, जाल, फांसी को डोरो,--बंधकः 
बलेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, बंधनम जाल,--भत्‌ 
(पुं०) वरुण का विशेषण--रघु० २।९,--रज्जुः 
(स्त्री०) बेड़ी: रस्सी,--हस्तः 'हाथ में जाल पकड़े 
हुए वरुण का विशेषण । 

पाशकः [ पाश्यति पीडयति--पश्‌--णिच्‌+ण्वल | अक्ष, 
पाँसा। सम ०--पीठम्‌ जूआ खेलने की चौकी । 

पाशनम | पश--णिच्‌ --ल्यट | 4. बंधन, फंदा, जाल 
गलेल या गोफिया 2. डोरो, चाबक या सोटे में लगी 
चमड़ की डोरी या तस्मा 3. जाल में फंसाना, पिजरे 
में बन्द करना । 

पाशव ( वि० ) ([ स्त्री०-वी ) [ पशु--अण्‌ ] जान- 
वरों से प्राप्त, या संबंध रखने वाला 


लहेडा । सम०- पालनम्‌ पशुचरण या चरागाह, 
गोचरभमि. 
पाशित (वि) [ पश्‌--णिच्‌ --क्त | बद्ध, जाल में फंसा, 


बेड़ियों से जकड़ा हुआ । 

पाशिन्‌ (पुं०) [पाश--इति | 4. वरुण का विशेषण 2. यम 
का विशेषण 3. हिरणों को पकड़ने वाला, बहेलिया 
जाल में फंसान वाला । 


पाशपत (वि०) (स्त्री०--ती) [पशपति+-अण्‌] !. 
पशपति से प्राप्त, या पशपति से सम्बद्ध अथवा पशुपति 
के लिए पावन, - तः 4. शिव का अनुयायी और पूजक 
2. पशु पति के सिद्धान्तों का पालन करने वाला, --तम्‌ 
पाशूपत सिद्धांत (दे० सवं०)। सम०- अस्त्रम्‌ 
पशुपति या शिव द्वारा अधिष्ठित एक अस्त्र का नाम 
( जिसे अर्जन ने शिव से प्राप्त किया था) 

पाशुपाल्यम्‌ [पशुपाल--ष्यञ्य |] पशुओं का पालना, गवाले 
की वृत्ति या धंधा । 

पाइचात्य (वि०) [पश्चात्‌ -- त्यक ] !. पिछला 2. पश्चिमी 

रघ्‌० ४॥६२ 3. पश्चवर्ती, बाद का 4. बाद मे 

होने वाला,--त्यम पिछला भाग । 

पादया [पाश--य +-टठाप्‌] !. जाल 2. रस्सियों या पौड़ियों 
का समृह। 


बम रेवड़, 


--मन ० ५॥९०, ९।२८५। 

पाषंडकः, पाषंडित (प०) [पाषंड--कन्‌, पा+षड्‌ -- 
णिनि]| तास्तिक, धमंश्रष्ट, धर्म के नाम पर झूठा 
आडंबर रचने बाला धूते व्यक्ति,--याज्ञ ० १।१३० 
२।९० 

पाबाणः [पिनष्टि पिष संचूर्ण ने आनच्‌ पृषो० तारा» | 
पत्थ र,- --णी बाट का काम देने वाला छोटा पत्थर । 
सम० - दारकः, -दारणः टांकी,--संधि: चट्टान के 
अन्दर ग॒फा या दरार,-- हृदय (वि० ) पत्थर की भांति 
कठो रहृदय, कर, निष्टर । 

पि (तुदा० पर० पियति) जाना, हिलना-जुलना। 


पिकः [अपि कायति छाब्दायते--अपि-+-क +-के, अकार- 
लोप:] कोयल --कुसुमश रासनशासनवंदिनि पिकनिकरे 
भज भावम्‌-गीत० ११ या--उनन्‍्मीलंति कुहुः कुहरिति 
कलोत्ताला; पिकानां गिरः--गीत० १॥। सम» 
आनन्दः,/-बांधवः बसन्तऋतु,--बंधुः,--राग:, वल्‍्रूूभः 
आम का पेड़ । 

पिक्‍्कः [पिक इत्यव्यक्तसब्देन कायति--पिक-+-क-+-क | 
4. २० वर्ष की आय का हाथी 2. हाथी का बच्चा । 


पिंग (वि०) [पिज्जू वर्णो अच्‌ कुत्वम] लालिमा लिय 
भरा रंग, खाकी, पीला-लाल रंग,--अन्तरनिविष्टा- 
मर्लपिंगतारम (विलोचनम्‌) कु० ७॥३३,-गः 
खाकी या भूरा रंग 2. भेसा 3. चूहा,-- भा . हल्दी 
2. केशर 3. एक प्रकार का पीला रोगन 4. चंडिका 
की उपाधि | सम०--अक्ष (वि०) ललाई लिय भूरे 
रंग की आँखों वाला, छाल आँखों वाला (क्ष) ॥. 
लंगर 2. शिजर का विशेषण,--ईक्षण: शिव की उपाधि 
-ईशः अग्नि का विशेषण,-कपिश्ञा तेल चट्टा 
-“चक्षुस (पुं०) केकड़ा,--जठः: शिव का विशेषण, 
सार: हरताल,--स्फटिक: 'पीला बिल्लोर'*, गोमेद 
रत्न । 
पिगल (वि०) [पिज्छडढ०--सिध्मा० लच्‌ू, पिंगंछाति ला 
-- क व तारा०]| ललाई लिये भरे रंग का, पीताभ 
भरा, खाकी--रघ० १२॥७१, मन० ३।८--लः 
खाकी रंग 2. अग्नि 3. बंदर 4. एक प्रकार का नंक्ला 
छोटा उलल 6. एक प्रकार का साँप 7. सूय के 
एक अनचर का नाम 8. कुबेर के एक कोष का नाम 
9. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम, संस्कृत के छन्दः शास्त्र 
का प्रणता, उसकी कृति का नास- पिगलूच्छंद 
शास्त्र है,--छन्दोज्ञाननिधि जधान मकरो वेलातटे 
पिगलम्‌--पंच० २।३३,-+रूमू 4. पीतल 2. पीले 
रंग की हरताल,---ला 4. एक प्रकार का उल्ल 2 
शीशम का वक्ष 3. एक प्रकार की धातु 4. शरीर की 
विशेष बाहिका 4. दक्षिण देश की हथिनी 5. एक 


( ६१२ ) 


गणिका जो अपनी पवित्रता तथा पावन जीवन के 


कारण प्रसिद्ध हैं (भागवत में उल्लेख हँ कि किस | 


प्रकार उस गणिका ने तथा अजामिल ने इस लोक के 
बंधनों से मकति पाइ)। सम०- अक्ष: शिव का 
विशेषण । 

पिगलिका [पिगल-|-ठन्‌ -- टाप |१.एक प्रकार का सारस 2. 
एक प्रकार का उल्ल । 

पिगाशः [पिग--अश-|-अण | . गाँव का मुखिया या 
सालिक 2. एक प्रकार को मछली ,---शम प्राकृत स्वण, 
“शी नील का पौधा । 

पिचण्ड:,--डम, पिचिण्ड:.--डम्‌ [अपि--चणग्ड --यज्ण , 
अकालोप:, पृथों०] पेट, उदर । 

पिचण्डक: [पिचण्ड-|- कन्‌ ] पेट, औदरिक । 

पिचिडिका [पिचिण्ड-|--ठन्‌ +टाप] पिडली, 
पिडली । 

पिचिडिल [ 
स्थलकाय । 

पिचु: पत््‌ -+ उ पृषो० तारा०] . रूई 2. एक प्रकार का 
बाठ, (दो तोले के बराबर) क्ष 3. एक प्रकार का 
कोढ़ । सम०--तलूभ्‌ रूई,-- मंद:,--स्द: नीम का 
पेड--शि ० ५।६६ । 

पिचुलः [पिच -ला-+-क] (. रूई 2. एक प्रकार का जल- 
काक या समुद्री कौवा । 

पिच्चट (वि०) | पिच्च -+अटन्‌ ] दबाकर चपटा किया 
हुआ,-टः आँखों की सूजन, नेत्र-प्रदाह,- टम््‌ . रांगा 
जस्ता 2. सीसा । 


पिच्चा [पिच्च -अच्‌ -- टाप| १६ मोतियों की एक लड़ 
जिसका वज़न एक धरण (मोतियों की विशेष तोल) 
हो । 

पिच्छम्‌ [पिच्छ-/अच्‌ | [. पूँछ का पर (जसे मौर का) 
2. मोर की पँछ--शि० ४॥५० 3. बाण के पंख 
4. बाजू 5. कऊरगी, शिखा,-च्छः पूंछ,-च्छा . म्यान, 
गिलाफ, कोष 2. चावर का मांड 3. पंक्ति, श्रेणी 
4. ढेर, समज्चय 2. रेशमीकपास के पौधे का गोंद 
या रस 6. केला 7. कवच 8. टाँग की पिडली 9. साँप 
की विषमय लछार 40. सुपारी । सम०--बाणः बाज, 
इयेन । 

पिच्छल (वि०) [ पिच्छ-+ रच ] . चिपचिपा, चिकना, 
फिसलनवाला, 
पिच्छिलानि च दधीनि-- छन्द० १ 2. प्छवाला-लः, 
ला,-- लम, !. चावलो का मांड, भकक्‍तमंड 2. चावल 
की कांजी से यक्‍त चटनी 3. मलाई समेत दही । 
सम०-त्वच (प्‌ृ०) संतरे का पेड़ या छिलका 

पिज ! (अदा० आ०--पिक्‍ते ) 4. हल्के रंग की, पुट देना, 
रगना 2. स्पर्श करता 3. सजाना 7 (चुरा० उभ० 


टांग की 


लसलसा-- तरुणं सबंपशाक नवौदनम्‌ 


हा" "गारयमासममासमा [गत २००००००७७४४७७७७७७७२७७७ ७७३७३ ३७३०... हि... ५०333 


) [पिचिड-+-इलच्‌ |] मोट्ट पेट वाला, 


पिजयति-ते ) 4. देना 2. लेना 3, चमकना 4. शक्ति- 
शाली होना 5. रहना, बसना 6. चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना, मार डालना । 

पिजः [ पिज+घजञ , अच वा । 4. चन्द्रमा 2. कपूर 
3. हत्या, वध 4. ढर,--जम्‌ सामथ्य, शक्ति,--जा 
4. क्षति, चोट 2 हल्दी 3. कृपास | 

पिजट: [पिज्‌ -- अटन्‌ | दीद, आँख की कीच । 

पिजनम्‌ [पिज्‌ - ल्यूट| धुतकी, रूई धुनने का धनुषाकार 
उपकरण । 

पिजर (वि०) [पिजू+-अरच] ललाई लिय॑ पीछे रंग का 
खाको, सुनहरी रंग का,-शिखा प्रदीपस्य सुवर्ण पिजरा 
-मच्छ ० ३।१७, रघ० १८।४०,--रः ललाई लिये 
पीला या खाकी भूरा रंग 2. पीछा रंग-रम्‌ 4. सोना 

हरताल 3. अस्थिपंजर 4. पिजड़ा । 

पिजरकम्‌ [पिजर-+-कन्‌ ] हरताल । 

पिजरित (वि०) [पिजर--इतच्‌ | पीले रंग का, हल्के भूरे 
रंग का । 

पिजल (वि०) [पिज्‌-+कलच्‌ ] 4. शोकसंतप्त, भयभीत, 
व्याकुल, विस्मित 2. (सेना आदि ) आतंकित,-- लम्‌ 
. हरताल 2. कुश को पत्ती । 

पिजालूम [पिजू+-आलच | सोना, सुवण । 

पिजिका [पिज-+ पण्व्‌ ल-|-टाप, इत्वम्‌] पूनी, रई का गोल 
गल्हा जिससे कातन पर सूत निकलता है । 

पिजषः [पिज्‌ +-ऊषण्‌ |] कान का मेल । के 

पिजट: [++पिजट, पृषो ०] आँखों की कीच, दीद । 

पिजोला [पिज्‌-|-ओऑल--टाप्‌ | पत्तों की खड़खड़ाहठ, पत्तों 
का खड़-खड़ शब्द करना । 

पिटः [पिट--क ] सन्दूक, टोकरी-- टम्‌ . घर, कुटीर 2 
छप्पर, छत । 

पिटकः,-कम्‌ [ पिट -|- कन्‌ ] !. सन्दक, टोकरी 2. खत्ती 3 
फ्सी फफोला, छोटा फोड़ा, नासूर (इस अथ में 
'पिटका' तथा (पिटिका भी )-ततः गंडस्योपरि पिटका 
संवृत्ता--श० २ 4. इन्द्र के झंडे पर एक प्रकार क 
आभूषण । - 

पिदकक्‍्या [पिटक--य-+टाप ] सन्दूकों का ढेर । 

पिटाक: [पिट-+काक बा०] पिटारी, सन्दूक । 

पिट्टकम्‌ [| >-किट्क, पृषो ० कस्य पः | दाँतों का जमा हुआ 
मल । 

पिठरः.-रम्‌ [पिठ-करन्‌| बतेन, तसला, बटलोई 
(पिठरी' भी इसी अथ में)--पिठरं ववथदतिमात्र 
निजपारश्वानिव दहतितराम्‌ू--पंच० १।३२४, जठर- 
पिठरी दुष्प्रेयं करोंति विडंबनाम्‌--भर्तं० ३॥।११६, 
--रम्‌ रई का डंडा । 

पिठरकः,-कम्‌ [पिठर-|- कन] बतेन, तसला। सम» 
-- केपाल,--लूम ठोकरा, खपड़ी, खप्पर । 


पिड़॒ (भ्वा० आ०, 


( ६१३ 


पिडकः,-का [पीड--ण्वुल, नि० साधुः| छोटा फोड़ा, 


फ्सी, फफोला । 

चुरा० उभ०--पिंडते, पिडयति-ते, 
पिडित) 4. इकट्ठा करके पिडी या गोला बनाना 2. 
जोड़ना, मिलाना 3. ढेर रूगाना, इकटठा करना । 


पिड (वि०) (स्त्री०--डी ) [पिण्ड-|-अच्‌ | . ठोस, घन 


2. मिला हुआ, सघन; सटा हुआ, -- डः,-- डस्‌ . पिडी, 
गोला, गोलक (अय: पिड:, नेत्र पिड आदि ) 2. लौंदा, 
ढेला (मिट॒टी का) 3. कौर, ग्रास, म्‌हभर कबल 
--रघ० २।५९ 4 श्राद्ध में पितरों को दिया जाने 
वाला चावलों का पिंड -- रघु० १६६, १।२६, मनु० 
३।२१६, ९॥१३२, १३६, १४०, याज्ञ० १।१५९ 
5. भोजन - सफलीक्षतभतृपिडः -भालवि० ५, 'नमक- 
हलाल”ः 6. जीविका, वृत्ति, निर्वाह 7. दान 
-- पिंडपातवेला मा० २ 8. मांस, आभिष 5. गर्भ 
धारण की आरभिक अवस्था का गर्भ 40. शरीर, 


शारीरिक ढांचा--एकांतविध्वंसिष मद्विधानां पिडेंष्व- 
नास्था खल भौतिकेष---रघ्‌ २५७ ]. ढेर, सग्रह, 
समच्चय 72, टांग की पिडडी--मा० ५१६ 
3. हाथी का कुंभस्थरू 44. मकान के आगे का 
निकाला हुआ छज्जा 5. धूप, या गंध द्रव्य 6. ( 

ग० में) जोड़, कुल्योग ॥7. (ज्या० में) घनत्व, 
--डम . शक्ति, सामथ्य, ताक़त 2. लोहा 3. ताजा 
मक्खन 4. सेना (पिड क्ू गोले बनाता, निष्पीडित 
करना, ढेर लगाना, पिडीभू गोले या लोंदे बनाना) । 
सम०--- अन्बाहार्य पितरौं को पिड दान के पश्चात्‌ 
खाने के योग्य--मनु० ३।१२३,--अन्वाहाये कम्‌ पितरों 
के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन,--अश्नरम्‌ ओला, 
-“अयसम्‌ इस्पात,---अलक्तकः महावर, लाल रंग, 
--अंशनः,-- आहयः,--आहशकः,-- आशिनू [पुं०) 


भिक्षक,-उदकक्रिया मतव्यक्तियों के निमित्त पिण्डदान 


तथा जलदान,- श्राद्ध और तपंण,---उद्धरणम्‌ पिडदान 
में भाग लेना,-- मोस: रसगंध, लोबान की तरह का 
सुगंधित गोंद,--तेलम्‌,--तेलक 
लोबान,--द (वि०) . जो भोजन देता हैँ, जीवन 
निर्वाह के लिए आहार देने वाला--श्वा पिडदस्य 
कुरुते गजपंगवस्तु धीर॑ं विलोकयति चाट्शतंश्च भेक्ते 
भतृं ० २३१ 2. मत पितरों को पिण्ड देने का 
अधिकारी--याज्ञ ० २१३२ (दः) पिडदान करने 
वाला निकटतम संबंधी पुरुष 2. स्वामी, अभिरक्षक 
-दानम्‌ 4. अन्त्यष्टि क्रिया के समय पिड देना 


गंधद्रब्यय विशेष, 


५ [_[_] ____ ..।+_______ घन कम्कनकनकक ....  "फ"७कऊ"फझ" / >>. ल्‍झ्म्ग्ग्भ्गगग्भ्8धाग्ग्गगगग््ण्भ६धागाणणणणणणेणणणणणएएएएएएएएएएछएछएछछछएछए"णएशआआआआआआआआआणा।ओ ५५८ | >> >> 2 3 3 23 3 3 2 3 3] 


 रााााााााानसनदा-. सममफ।... . क. म मम्म्म्मीरः 5॥ ५ चना थ ब माकब८- + आउ ८ ००००%%%०%००+% ०० आम ज्द्स सर जा ् _.......______ शक काका... बन काका कक. ॥... कक.."हफहफ_::॒॒॒॒..॒॒॒..॒.स्‍. 8. .3आन॒ऑहलऑ..5.5 .ह.959।+ ७$।$।$5फ5:.. ३$9$/ / क्र कक कक््म बलि *+*“्य्य्य्य्य्य्य्-्ऊ 


2, अमावस्या की संध्या के समय पितरों को पिडदान 


देना,--निर्वंषणस पितरों को पिडदान देना,>-पातः 
भिक्षा देना, मा० १,--पातिकः भिक्षासे जीविका 
चलाने वाला,--पादः--पाद्यः हाथी,--पुष्प: ।, अशोक 


). 


वृक्ष 2. चीन का गुलाब 3. अनार (ष्पम) . अशोक 
वृक्ष पर फूल आना, मंजरी 2 चीनी गलाब का फूल 
3. कमल फूल,--भाज्‌ (वि०) पिड प्राप्त करन का 
अधिकारी (पुं०, ब० व०) स्वर्गीय मृत पुरुष या 
प्तिर-श० ६।२५,---भतिः (स्त्री०) जीविका 
जीवन निर्वाह का साधन, मलम्‌, -मलकम्‌ गाजर, 
. यज्ञः श्राद्ध करके पितरों को पिडदान देना--याज्ञ ० 
२।१६,-- लेपः पिड का वह अंश जो हाथ में चिपका 
रह जाता है (यह अंश प्रपितामह से ठीक पूर्ववर्ती 
तीन पितरों को दिया जाता ह ),-लोपः (संतान न 
हीन के कारण) पिडदान का अभाव, -संबंधः जीवित 
तथा मृत व्यक्ति के बीच का संबंध जिससे कि पिड- 


दाता की पिडभोक्‍्ता के प्रति पात्रता का निर्धारण 


किया जाय । 


पिडकः--कम्‌ [पिण्ड--के -|क | . लछौंदा, गोला, गोलक 


2. गूसड़ा या सूजन 3. भोजन का ग्रास 4. टांग की 
पिडली 5. गंधद्र॒ब्य, लोबान 6. गाजर-- कः बैताल, 
पिशाच । 


पिडनस्‌ [पिड-ल्यट | गोले या पिण्ड बनाना । 
पिडलः [पिड-[-कलच | 


पुल, बाँध 2. टीला, ऊध्वेभूमि 
या गलशिला 


पिडसः [पिड-सन्‌+ड| भिक्षक, भिक्षा पर जीवन यापन 


करन वाला साध । 


पिडातः [पड-+-अत्‌ --अच ] लोबान, गंधद्रव्य । 
पिडारः [पड--ऋ-|-अण्‌] 4. साध, भिक्षक 2. ग्वाला 


3. भसों को चराने वारा 4. विकंकत वक्ष 5. निन्‍दा 
की अभिव्यक्ति । 


पिड़िः--डी (स्त्री०) [पिड--इन्‌, पिडि-|-डीष | . पिन्नी 


गोला 2. पहिय की नाभि 3. टांग की (पडली 
5. लोकी, धीया 6. घर 7. ताड की जाति का वक्ष । 
सम०--पुष्पः अशोक, वक्ष,--लेप: एक प्रकार का लेप 
या उबटन,--श्वरः 'गहेशर: पेट, डींग हाकने वाला 
कर आत्मश्छाधी, भीरु, मेहरा--तु० गेहेनदिन 
आदि | 


पिडिका [पिण्ड --ण्वुल, इत्वम्‌| . घूम, गोलाकार सूजन 


2. टांग को पिडली--दे ० ऊ० (पिडि' 


पिडित (वि०) [पिण्ड--क्त| 4. दबा २ कर बनाया गया 


गोला या पिण्डा 2. पिडाकार बकाया हुआ, लौंदे 
जसा 3. ढेर किया हुआ, बटौड़ा 4. मिश्रित 5. जोड़ा 
हुआ, गुणा किया हुआ 6. गिना हुआ, संख्यात । 


पिडिन्‌ (वि०) [पिड --इनि] 4. पिड प्राप्त करने वाला 


(पितर) (पं 


) भिखारी 2. पितरों को पिण्डदान 
देने वाला । 


पिडिलः | पिण्ड---इलच्‌ ] 4. पुल, बाँध 2. ज्योतिषी, 


गणक । 


| ६४ 


पिडीर (वि०) [ पिण्ड--ईर-- णिच | फीका, रसहीन 
नीरस, सूखा,--र: 4. अनार का वक्ष 2. मसीक्षेपी का 
भीतरी कवच 3. समद्रफंन--दे ० डिडीर” | 

पिडोलिः (स्त्री०) [पिण्ड--ओलि| खाते समय मंह से 
गिरा कण, जठन, उच्छिष्ट । 

पिण्याक: कम [पिष्‌-|-आक, नि० साध: |] ।. खल (तिल 
या सरसों की ) 2. गन्ध द्रव्य, लोबान 3. केशर 

, हींग । 

पितामहः (स्त्री०-ही ) [पित-+डामहच |] . दादा, बाबा 

2. ब्रह्मा का विशेषण । 


पित (पुं०) | पाति रक्षति--पा-+तच | पिता,--तेनास 
लोक: पितमान विनेन्ना--रध० १४।२३, ?१।२४ 
११।॥।|६७,--रौ (द्वि०ग्व०) पिता-माता, माता-पिता- 
जगत: पितरो बंदे पावतीपरमेश्वरो--रघ्‌० १।१, 
याज्ञ ० २११७,--रः (वण्व०) ।. पृव॑पुरुष, पव॑ंज 
पिता,--+श० ६।२४ 2. पितुकुल के पितर, पित॒वर्ग- 
मन ० २।१५१ 3. पितर--रघ० २॥१६, ४॥२० 
भग० १०।२९, मन० ३।८१, १९२ । सम०-- अजित 
(वि०) पित। द्वारा कमाई हुई पंत॒क (संपत्ति) 
-कमंन्‌ (तं०), कायम्‌,--हकृत्यम, 
पुरुषाओं को के निर्मित्त किया जाने वाला याग या 
श्राद्धकर्म --काननम्‌ केब्रिस्तान,-- रध० १११६, 
कुल्या मलय पव॑त से निकलने वाली नदी,--- गण 
. पृव॑पुरुषाओं के समस्त वर्ग 2. पितर, वंश प्रवर्तक 
जो प्रजापति, के पत्र थें--दे० मन० ३-१९४-५, 
गहम्‌ !. पिता का घर 2. कब्रिस्तान, जहाँ दफन 
किये जायें, - -घातकः, -घातिन्‌ [पं०) पिता की हत्या 
करने वाला,--तर्पणम 4. पितरों को दी जाने वाली 


आहुति या जलदान 2. (मार्जत के अवसर पर ) पितर 
तथा अन्य दिवंगत पूव॑जों के निमित्त दायें हाथ से 
जेल छोड़ना-मनु० २।१७६ 3. तिल,--तिथि: 
(स्त्री०) अमावस्या, -तीर्थम्‌ गया तीथ जहाँ जाकर 


) 


का विशेषण,--पदम्‌ पितरों का लोक,--पित ( 
दादा, बाबा, पितामह,- पुत्रो (द्वि० व०-- जनक त्रौ) 
पिता और पुत्र, (पितुः पुत्र: प्रसिद्ध और लोक बिश्वत 
पिता का पुत्र,- पूजनम पितरों की पूजा,--पंतामह 
पर वि० ) (स्त्री० ही) पृव पुरुषाओं से भ्राप्त, पंतृक, 
शिक (व०व०-हा:-) पूर्व पुरुष,-- प्रसू: (स्त्री० ) 
. दादी 2. सांध्यकालीन झुटपुटा,--प्राप्त (थि० ) 
. पिता से प्राप्त 2. पितृकुर क्रमागत से प्राप्त,-- 
बंध: पित॒कुल के नातेदार (नपुं ०-बंध ) पिता के 
संबंध से रिब्तेदारी,--भक्‍त (थि०) पिता का कतंव्य 
परायण भक्‍त,--भक्षित: (६ स्त्री० ) पिता के प्रति 
कतंव्य, -भोजनम पितरों को दिया गया भोजन,-- 
आत्रात्‌ (पं०) पिता का भाई, चाचा या ताऊ 


--संदिरम्‌ .पितगह 2. कब्रिस्तान,--मेध: पितरों के 
निभित्त किया जाने वाला, यज्ञ, श्राद्ध,-- यज्ञ: . मृत 
पूर्व पुरुषाओं को प्रतिदिन तपण या जलदान, ब्राह्मण 
द्वारा अनष्ठय देनिक पंच यज्ञों में से एक -पित 
यज्ञस्तु तर्पणम . मन ० ३७०, १२२, २८३,--राज 
(पुं०), - राज::--राजन (पुं०) यम का विशेषण-- 

शिव का विशेषण, लोक: पितरों का लोक-- 
बंध: पिता का कुल, -वनम्‌ इमशात, कब्रितान (पित- 
वनेचर: . राक्षस, पिशांच, शिव का विशेषण) 
वसति: (स्त्री० ), - सझन (नप॑० )श्मशान, कब्रिस्तान 
-- कु० ५।७७, - ब्रत:ः श्राद्ध, पित॒कमं,---क्षाद्धम पिता 
या मृत पूर्व पुरुषों के निमित्त किया जाने वाला 
श्राद्ध, स्‍्वस (स्त्री०) (पितृष्वस,) पितुः स्वस- 
भी) भुवा, फू्फी---मनु० २१३१, ध्वम्नोयः फु्फरा 
भाई,--संनिभ ( विं० ) पित॒तुल्य, पितृवत्‌ ,-- सू 
, पितामह, दादा, बाबा 2. सांध्यकालीन झटपुटा- 
स्थानः,-- स्थानीय: अभिभावक (जो पिता के स्थान 
में हैं ),.-हत्या पिता का वध,--हन्‌ (पूं०) पिता की 
हत्या करने वाला । 


पितरों के निर्मित्त श्राद्ध करना विशेष रूप से फल- | पितक (वि०) [ पितु: आगतम --पित+कन |] । पतक 


दयक विहित हैं 2. अँगूठे और तर्जनी के मध्य का 


कुलक्रमागत, आन॒वंशिक 2. ओध्वेदहिक । 


भाग (इसके द्वारा तपंण आदि करना पवित्र माना | पितृव्यः [ पित॒+व्यत्‌ ] !. पिता का भाई, चाचा 2. कोई 


जाता है ),-दानम्‌ पितरों के निमित्त किया जाने 


भी वयोवद्ध पुरुष-नातैदा र--मनु ० २।१३० । 


वाला दान, दायः पिता से प्राप्त संपत्ति,--दिनम्‌ | पित्तम्‌ [| अपि+दो-+-क्त अपेः अकारलोप: | पित्तदोष, 


अमावस्या,--देव (व०) . पिता की पूजा करने 
वाला 2. पितरों को पूजा से संबद्ध (वा:) अग्निष्वात्त 

दि दिव्य पितर,-दैंवत (वि०) पितरों द्वारा 
अधिष्ठित (तम्‌) दसवाँ (मा) नक्षत्र,-द्वव्यम 
पिता से प्राप्त सम्पत्ति, याज्ञष०७ २।११८,-पक्ष: 
. पितृकुल, पैतृक संबंध 2. पितृकुल के संबंधी 
3. पित्‌ पक्ष - आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जिसमें 
पितक्ृत्य करना प्रशस्त माना गया हें,--पतिः यम 


शरीर में स्थित तीन दोषों में एक (शेष दो हूँ वात 
और कफ) पित्त यदि शकरथया ज्ञाम्यति को४्थ्थ: 
पटोलेन-- पंच० १।३७८। सम०--अतीसारः पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न दस्तों का रोग,--उपहतः (वि । 
पित्त से ग्रस्त--पश्यति पित्तोपहतः शशिश॒ भ्रं शंखमपि 
पीतम्‌ -- काव्य ० १०,--कोष: पित्ताशय,-क्षोभः पित्त- 
दोष की अधिकता, पित्तप्रकोप,--ज्वरः पित्त के प्रकोप 
से होने वारा ज्वर या बखार,-प्रकृति (थि०) 


( ६१५ ) 


जिसके शरोर में पित्त की प्रधानता हो, या जो क्रोधी 


स्वभाव का हो, --प्रकोष: पित्त का आधिक्य या पित्त | 


का कुृषित हो जाना,--रक्‍तम्‌ रक्‍तपित्त नामक रोग, 
-- वायः पित्त के प्रकोप से पेट में वाय का पैदा होना, 
अफा रा, --विदग्ध (वि०) पित्त के प्रकोप से आक्रांत, 
“ूशमन,-- हर (वि०) पित्त के प्रकोप को शान्‍्त 
करने वाला । 

पित्तड (वि०) [पित्त+ला-+-क ] पित्त बहुल, जिसमें 
पित्त की अधिकता हो,--लम्त . पीतल 2. भोजपत्र 
का वक्ष विशेष । 

पित्य (वि०) | पितु: इदम्‌-पित्‌-- यत, रीक आदिशः | 
. पतृक, बपौती का, पुश्तनी 2. (क) मत पितरों से 
संबंध रखने वाला --मनु० २।५९ (ख) ओऔध्वंदहिक- 


. मधा नक्षत्रपुज॑ 2. पुूणिमा और अमावस्या का 


तजनी के बीच का हथली का भाग (पितरों के लिए 
पज्य | 
पित्सत्‌ (पुं०) [ पत्‌+सन्‌, इस अभ्यासलोप:, पित्स-- 
शत | पक्षी । 
पित्सलः [ पत्‌+सल, इत्‌ | मार्ग, पथ । क्‍ 
पिधानम्‌ [| अधि+-धा +-ल्यूट अपे: अकारलोप: | . ढकना, 
छिपाना 2. म्यान 3. चादर, चोगा 4. ढक्‍कन, चोटी । 
पिधायक (वि०) [ अपि+घधा +ण्वूल, अपेः अकारलोपः ] 
ढकने वाला, छिपाने वाला, प्रच्छन्‍न रखने वाला । 
पिनद्ध (भू० क० क०) [ अपि+नह +कक्‍्त, अपे: अकार- 


लोप: | 4. जकड़ा हुआ, बंधा हुआ या धारण किया 


हुआ 2. सुसज्जित 3. छिपाया हुआ, प्रच्छन्न 4. चभाया 
हुआ, छिदा हुआ 5. लपेटा हुआ, ढका हुआ, आवेष्टित । 

पिनाक:,-कम्‌ [ पा रक्षणं आकान नट घातोरात इत्वस | 
. शिव का धनुष 2. लिशल 3. सामान्य घनष 
4. लाठी या छड़ी 5. धूल की बौछार । सम०-गोप्त, 
“ घधृक,-धुत्‌ू,--पाणि: (पुं०) शिव की उपाधियाँ 
“5० ३।९० | 

पिनाकिन्‌ (पुं०) [ पिनाक--इनि ] शिव का विशेषण 
--क० ५।॥७७, श० १।६ । 

पिपतिषत्‌ (ट०) [ पत+सन्‌ +-शत्त ] पक्षी । 

पिपतिष (वि० 
वाला, पतनशील,--षः पक्षी । 

पिपासा [ पा-+सन्‌ +-अ+ टाप | प्यास । 


पिपासित, पिपासिन, पिपासू (वि०) [ पा+सन्‌ +-क्त 


पिपासा-+-इनि, पा+सन्‌--उ | प्यासा । 

पिपोलः, पिपीली [ अपि+- पील--अच्‌, अपेः अकारलोप:, 
पिपील-[-डीष ] चीटा, चौंटी । 

पिपोलकः | पिपीक-कन्‌ | मकौड़ा । 


्ाबिः का ड्० ८-८० ---->ााा३०- बा अरे <०-- >-पया न > -भा- 0. छापा पथ: --रा:.- पा: आया... स्‍ारवााासा८5३८ ८55८८... साधन 


क ब्रा बाज 
हू विश जक कक पतन पुल उीऋ 2८जा का ऊः-अा---क :वाामया काका. छा. मववाााा॑॑ए्‌एएाएाएाा-ााएए-पा-- -आाए:-प० 


) [पृत्‌--सन्‌--उ ] गिरने की इच्छा | 


क्‍ पिज्ञाचकिन 


पिपीलछिकः [अपि+पील -+-इकन, अपे: अका रलोपः ] चींटा, 
--कम्‌ एक प्रकार का सोना (चींटों द्वारा एकत्र 
किया हुआ माना जाना जाता है) 

पिपीलिका [ पिपीलक -+टाप्‌, इत्वम ] चींटी। सम० 
--परिसर्पणम चींटियों का इधर उधर दौड़ना । 

पिष्पल: [ पा--अलच्‌, पषो० ] 4. पीपल का पेड़-याज्ञ ० 
?१।३०२ 2. चचक 3. जाकेट या कोट की आस्तीन 
-लम्‌ . बरबंटा 2. पीपल का बरबंटा 3. सम्भोग 
4. जल । 

पिप्पलि:,-ली (स्त्री०) [ पू+अचल-|-डीप पृषो० पक्षे 
हस्वाभाव: ] पिपरामल, पीपल नाम की औषध । 

पिष्पिका (स्त्री०) दाँतों पर जमी हुई मल की पपड़ी । 


के पे पिप्लः [ अपि+प्ल--ड॑ अपे: अकारलोप: ] निशान, तिल, 
क्रियासंबंधी, -श्यः . ज्येष्ठ भाई 2. माघमास,-श्या ' 


| पियालः [पीय-+-कालन, हृस्वः] एक वृक्षविशेष (चिरोंजी) 
दित,--ज्यम . मघा नाम का नक्षत्र 2. अंगठ और ! 


मस्सा, चित्ती । 


-कु० ३।३१,--लम्‌ इस वक्ष (चिरौोंजी ) का फल । 
(चुरा० उभ०-पेलयति-ते) . फेकना, डालना 

2. भेंजना, चलता करना 3. उत्तेजित करना, उक- 

साना । 

पिल: (पं०) दे० 'पील 

पिलल्‍ल (वि०) [ क्लिन्ने चक्षपी यस्य, क्लिन्न --अच्‌, 
पिल्लादेश: ] चौंधियाई आँखों वाला,-- हलम्‌ चूधि- 
याने वाली आँख । 

पिहलका [ पिलल्‍ल--क-|क-+टाप्‌ |) हथिती । 


पिश (तुदा० उभ० पिशति-ते) . रूप देना, वनाना, 
निर्माण करना 2. संघटित होना 3. प्रकाश करता, 
उजाला करना | 

पिशंग (वि०) | पिशु+-अंगच किच्च | ऊलूलाई लिये 
भरे रंग का, लाल सा खाको रंग का-मध्य॑ समद्र 
ककुभ: पिशज्भी:-शि० ३।३३, १।६, कि० ४।३६, 
“गई खाकी रंग । 

पिशंगक: [ पिशंग-|-कन्‌ | विष्णु अथवा उसके अनुचर 
का विशेषण । 

पिशाच: [ पिशितमाचमति-आ-|-चम्‌, बा० ड पषो० ] 
भूत, बताल, ज्वतान, प्रेत, दुष्ट प्राणी नन्‍्वाशित 
पिशाचो5षपि भोजनेन-विक्रम० २, मनु० १३७ 
१२।४४। सम०---आलयः वह स्थान जहाँ फास्फो- 
रस के कारण अंधरे में प्रकाश होता हो,-द्रः एक 
प्रकार का वृक्ष (सहोर ),--बाधा,--संचारः पिशाच 
द्वारा आविष्ट होना,-- भाषा 'शतानों की भाषा 
पंशाच्ी प्राकृत जिसका प्रयोग नाटकों में मिलता हु 
संस्कृत का अपभ्रंश,-- सभम्‌ 3. शंतानों की सभा 
2. भूतों का घर, प्रंतावास । 

(पु०) [ पिशाच--इनि, कुक |] धन के 

स्वामी कुबेर का विशेषण । 


पिल 


| ६१६ ) 


पिशाचिका [ पिशाच-+-डीष--कन्‌ +टठाप, ह्नस्वः | 
4. पिशाचिनी, भूतनी, स्त्री पिशाच 2, (समास के 
अन्त में) किसी पदार्थ के लिए शतानी या पैशाचिकी 
आसक्ति-- किमनया आयधपिशाचिकया-- महावी ० 
३, यद्ध के लिए घोर अन रक्ति, पिजशादी भी इसी 
अर्थ म॑ प्रयकत होता ह,--तस्य खल्वियं यावज्जीव- 
मायधपिशाची न हृदयादपक्रामति--बालरा० ४ या 
--कियच्चिरमियमतिनाटयिष्यति भवंतमायधपि- 
शाची-- अनघं ० ४ । 

पिशितम्‌ [ पिश्‌--क्त |] मांस - कृत्राप नापि खल हा 
पिशितस्य लेश:--भामि० १।१०५, रघु० ७।५० । 
सम ० - अशनः,--आशः,--आशिनू,---भुज (१०) 
, मांसभक्षी, पिशाच, बेताल--- (छाया: ) संध्यापयो- 
दकपिशा: पिशिताशनानां चरंति-श० ३।२७ 
2. मनृष्यभक्षी, नरभक्षी । 


पिशन (वि०) [ पिश-+उनच्‌, किच्च | (क) संकेत 
करने वाला, बतलान वाला, प्रकट करने वाला, प्रद- 
शंन करने वाला, परिचायक--शत्रणामनिश विनाश- 
पिशन: -शि० १।७५, तुल्यानरागपिशनम्‌ --विक्रम० 
२।१४. रघृु० १।५३२, अमरू ९७ (ख) स्मरणीय 
स्मारक, क्षेत्र क्षत्रप्रधन पिशनं कौ रव तद्धजंथा: मेघ० 
४८ 2. मिथ्यानिन्दक, चुगलखोर, चुगली खाने वाला 
-5पिशनजनं खल बिश्रति क्षितीन्द्रा: भामि० १।७४ 
3. दुष्ट, क्रर, प्रद्ंधी 4. अधम, कमीना, तिरस्करणीय 
5. मर्ख, मन्दबद्धि, -नः !. मभिथ्या निन्दा करने वाला 
चगलऊखो र, ढिढो रवा, अधम, भेदिया, द्रोंही, कहुकित 
करने वाला हि० १।१३५, पंच० १।३०४, मनु० 
३।१६१ 2. रूई 3. नारद का विद्येषण 4. कौवा । 
सम० -वचनम्‌,--वाच्यमू चुगली, गुणनिन्दा, 
बदनामी । 


पिष्‌ (र॒ुधा० पर०-पिनष्टि, पिष्ट) ?. कटना, पीसना, 
चूरा करना, कुचछना --अथवा भवत: प्रवर्तना न कर्थ 
पिष्ठमियं पिनष्टि न: --ने० २।६१, १३।१९, माष- 
पेष॑ पिपेष. महावी० ६।४५, भट्टि ० ६।३७, १२।४८ 
" भामि० १।१२ 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, नष्ट 
करना, मार डालना (संब० के साथ) कऋऋरमेण पेष्टु 
भुवनद्धिषामसि -शि० १।४० कुचलना 
पीस डालना, --निस--,कटना, उर्ण करना, कण कण 
करना, (तं) निष्पपेक्ष क्षिती क्षिप्र॑ं पृ्णकुभमिवांभसि 
महा०, शिलानिष्पिष्टमदगरः -रघ० १२।॥७३ 
2. चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, खरोंच मारना 
भट्ठि० ६॥?१२० | 
पिष्ट (भू० क० कृ०) | पिष्‌ +-क्त ] पिसा हुआ, चू् 
किया हुआ, कुचला हुआ -- भामि० १।१२,७३ 2. रगड़ा 
हुआ, भींचा हुआ, (हाथ ) मिलाया हुआ, - ष्टम्‌ पिसी 


हुई कोई चीज, पिसा हुआ मसाला 2, आटा, बेसन 
-- पिष्टं पिनष्टि 'पिसे हुए को पीसता ह अर्थात्‌ 
ठ्यर्थ काम करता है, या बिना किसी लाभ के दोह 
राता है 3. सीसा । सम० - उदकम्‌ आटे में मिला 
हुआ जहू, पचनमस्‌ आटा भूनने के लिए कड़ाही 
पतीली आदि, -पशुः आट का बना या हुआ किसी 
पश्‌ का पुतला पिण्डः आटे को बाटी या पेड़ी -पुर 
दे० 'घृतपूर , - पेयः, -- पेयणस्‌ पिसे को पीसना, व्यथ 
काम करना, बिना किसी लाभ के दोहराना न्याय 
दे० न्याय के अन्तगंत, -- मेहः एक प्रकार का मधुमेह, 
>-वॉतिः एक प्रकार का लडड जी घी, दाल या 
चावल से बनाया जाता हे,--सौरभम्‌ (घिसा हुआ ) 
चन्दन । 


पिष्टकः,--कमस्‌ [ पिष्ट--कन ] !. बाटी जो किसी अनाज 
के आटे से बनाई गई हो 2. सिकी हुई बाटी, रोटी, 
परी,--कम्‌ तिलकुट, तिल के लड़ड । 

पिष्टपः,- प्‌ [| विशन्ति अन्र सुकृतिन:--विश्‌ +-कप्‌ 
नि० | विश्व का एक भाग--तु० “विष्टप । 


_पिष्टात: [ पिष्ट--अत्‌-+-अण्‌ ] सुगंधयक्त या खुशबूदार 


चूर्ण । 

पिष्टिक [पिष्ट--ठन्‌] चावलों के आटे की बनी टिकिया । 

पिस्‌ । (म्वा० पर० पेसति) जाना, चलना !| (चुरा० 
उभ०-पेसथति--ते) !. जाना 2. मजबूत बनना 
3. रहना 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 5ः देना 
या लेना । 

पिहित (भू० क० क्ृ०) [| अपि+धा--क्त, अपे: आकार- 
लोप: ] . बन्द, अवरुद्ध, रुका हुआ, जकड़ा हुआ 
+दे० अपि पृवक था 2. ढका हुआ, छिपा हुआ, गप्त 
>दे० अधिहित 3. भरा हुआ, ढका हुआ । 


ति (दिवा० आ० पीयते) पीना--तव क्दनभवामृतं निपीय 
मृच्छ० १०।१३, नं० ११। 

पीचम (नपं ०) ठोडी | 

पीठम्‌ [ पेठन्ति उपविशन्ति अत्र--पि--घत्म. बा० दीघे: 
पीयते अत्र पी-- ठक | .. आसन (तिपाई, चौकी, 
कुर्सी पलंग आदि) जवेन पीठादुदतिष्ठदच्यतः--शि० 
१।१२, रघृ० ४॥८४, ६।१५ 2. ब्रह्मचारी के बंठन के 
लिए कुशासन 3. देवासन, बेदी 4. पादपीठ, आधार 
5. बैठने की विशेष मद्रा। सम०--केलिः विश्वास- 
पात्र पुरुष परोपजीवी,--गर्भेः मृति के आधार में वह 
गड॒ढा जिसमें वह जमाई जाती हैं, - नायिका वह 
चोदह वर्ष की कन्या जो दुर्गा-पूजा के अवसर पर 
दुर्गा मान कर पूजी जाती ह,--भ्रः आधार, नींव 
भगह, तहखाना,-- मर्द: 3. सहचर, परोपजीवी, जो 
नाटक में बड़े? कार्यो में नायक की सहायता करता 
है जसे कि नायिका की प्राप्ति में, इसी प्रकार 'पीठ- 


पोठिका | पी5--डी ष्‌ -क-+टाप्‌ , 


( ६१७ ) 


मदिका' वह स्त्री हैं जो नायिका के प्रेमी नायक को 
प्राप्त कराने में उसकी सहायता करती ह॒ 2». नृत्य 
शिक्षक जो वेश्याओं को नृत्यकला की शिक्षा देता ह, 
“सं (वि०) लंगड़ा, विकलांग । 

हस्वः | . आसन 
(चौकी, तिपाई) 2. पीढ़ा, आधार 3. पुस्तक का 
अनभाग या प्रभाग जैसा कि दशकुमार चरित की पूव 
पीठिका और उत्तरपीठिका । 


पीड (चरा० उभ०--पीडयति-ते, पीड़ित ) पीडित करना, 


सताना, नृक़सान पहचाना, घायरू करना, क्षति पहु- 
चाना, तंग करना, छेडना, परेशान करना -नील 
चापोपिडच्छरं: -भददि० १५।८२, मनु० ४॥६७, २३८, 
७।२९ 2. विरोध करना, सामना करता 3. (नगर 
आदि को) घेरना 4. दबाना, भींचना, निचोड़ना, 
चटकी काटना कंठे पीडयन मच्छ० ८, लभेत 
सिकतास तलमपि यत्नतः पीडयन्‌ -भतृ० २॥५, 
दशनपीडिताधरा -रघृ० १९।३५ 5. दबाना, नष्ट 
करता -मन० १।५१ 6. अवहेलना करना 7. किसी 
अशुभ वस्तु से ढकना 8. ग्रहण-ग्रस्त होना, --अभि 
--अब, दवाना, निचोड़ना, पीड़ित करना, आ--, 
दबाना, भार से झुका देना पयोधरभारेणापीडित: 
गीत० १२, उद -, मसलना, घिसना, रगड़ना 
-अन्योन्यमृत्यीडयदुत्पलाक्ष्या: स्तनद्वयं पांड तथा 
प्रतद्धमू -कु० १४४०, शि० ३।६६ 2. पिचकाना 
ऊपर को फेंकना, धकेलना, पेलना -रघ्‌० ५।४६, 
१६।६६, उप --, !. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 
दुःखी करना, तंग करना, परेशान करना -स्तनोपपीड 
परिरब्बकामा-कि० ३॥५४, शि० १०।४७ 2. अत्या- 
चार करना, बरबाद करता ->मन्‌ ० ८।६७, ७।१९५, 
नि -+, !. तंग करना, पीडित करना, परेशान करना, 
दंड देता, कष्ट देता --मन ० ७।२३ 2. निचोड़ना 
दबाना, कस कर पकडना, हथिया लेना, थामना-गरो 
सदारस्य निपीड्च पादों --रघु० २।३५, ५।६५, निस्‌ 
--, निचोड़ना-दे ० निष्पीडित, परि-, !. पीडा देता,कष्ट 
देना, परेशान करना 2. दबाना, भींचना द्व-, अत्यधिक 
पीडित करना, यातना देना, सताना 2. दबाना, भीचना, 
सम्‌-, भींचना, चुटकी काटना - कंठे जीणलताप्रता- 
नवलयनात्यर्थंसंपीडित:ः श० ७॥११, चौर० ३ । 


पीडक:ः [पीड-|-ण्व॒ुल | अत्याचारी | 
पोडनम्‌ [पीड-ल्युट | 


5 पीडित करना, कष्ट देना, 
अत्याचार करना, पीड़ा पहुचाना--मनु ० ९।२९९ 
2. भींचना, दबाना--दोवल्लिबंध-निबिडस्तन पीड़- 
नानि -गीत० १०, दंतौष्ठपीडन नखक्षत रक्त सिक्‍ताम्‌ 
>चौर० ४८ 3. दबाने का उपकरण 4. लेना, 
थामना, पकड़ना जैसा कि 'करपीडन' और 'पराणि- 


'9८, 


पीडन' में 5. बर्बाद करना, उजाड़ना 6. अनाज 
गाहना 7. ग्रहण -जसा कि 'ग्रहपीडन' में 8. ध्वनि 
निरोध, स्वरोच्चारण का एक दोष । 


पीडा [पीड -- अढ--टाप | !. दर्द, कष्ट, भोगना, सताना 


परेशानी, वेदना---आश्रमपीडा---रघ्‌ ० १।३७, बाधा, 
७१, मदन, दारिद्रथ” आदि 2. क्षति पहुंचाना 
हानि पहुंचाना, नुकसान पहुचाना भग० १७१९, 
मन्‌० ७।१६९ 3. उजाड़ना, बर्बाद करना 4. उल्ल- 
घन, अतिक्रमण 5. प्रतिब्रंध 6. दया, करुणा 7. ग्रहण 
8. सुमिरनी, शिरोमाल्य 9. सरलवक्ष । सम० - कर 
(वि०) कष्टकर, पीड़ामय । 


पीडित (भू० क० क्ृ०) [पीड--क्त] . पीडा से यकत, 


तंग किया हुआ, सताया हुआ, अत्याचारपग्रस्त, नौचा 
गया 2. निचोड़ा हुआ, दबाथा हुआ 3. विवाहित 
पाणिगहीत 4. अतिक्रान्त, तोड़ा हुआ 5. उजाड़ा 
हुआ, बर्बाद किया हुआ 6. ग्रहणग्रस्त 7. बाधा हुआ 
बंधनग्रस्त, तम्‌ . दर्द करना, क्षति पहुंचाना, तंग 
करना 2. मेथन का विशेष प्रकार, रतिबंध,---तम्‌ 
(अब्य०) मजबूती से, सटा कर, दृढ़ता पूवक।] 


पोत (वि०) [पा-+क्त] . पीया हुआ, चढ़ाया हुआ 2 


परिव्याप्त, सिक्‍त, भरा हुआ, संतृप्त 3. पीला 
--विद्युत्प्रभारचित-पीतपटोत्तरीय:--मृच्छ ०. ५॥२, 
>>तः . पीला रंग 2. पुखराज 3. कुसुम्भ,---तम्‌ . 
सोना 2. हरताल। सम०--अब्धिः अगस्त्य का 
विशेषण,---अंबरः विष्ण का विशेषण---इति निगदित 
प्रीत: पीतांबरोईपि तथाकरोत्‌-गीत० १२ 2. अभि- 
नेता 3. पीले बस्त्र पहने हुए साध सन्यासो,-- -अ€ुण 
(वि०) पीताभरक्‍त, पीलेपन से युक्त लाल,---अध्मन्‌ 
(प्‌०) पुखराज,-- कदली केले का एक भेद, सुनहरी 
केला,--कंदम्‌ गाजर, - काबेरम्‌ 7. केसर 2. पीतल 

काष्ठम्‌ पीला चंदन,--गंधम्‌ पीला चदन, चंदनम्‌ 
. एक प्रकार का चंदन 2. केसर 3. हल्दी, --चम्पक 
दीपक, - -तुंडः कारंडव पक्षी,--दारु (नपु०) एक 
प्रकार का चीड का पेड़, या सरल वक्ष,-बुृग्धा 
दुधारु गाय,-द्रुः सरल वृक्ष,--पादा एक प्रकार का 
पक्षी, मंना,---मणिः पुखराज,---माक्षिकम्‌ एक प्रकार 

खनिज द्रव्य, सोनामाखी,---मलकम्‌ गाजर,---रक्‍त 
(वि०) पीलेपन से युक्त लाल रंग का, संतरे के रग 
का (क्तम्‌) एक प्रकार का पीले रग का रत्न 
पुखराज,--रागः !. पीला रंग 2. मोम 3. पद्मकेसर 
--बालका हल्दी, - बासस्‌ (पु०) कृष्ण का विशेषण 
--सारः !. पूृखराज 2. चन्दन का वक्ष (रम्‌) पीली 
चंदन की लकड़ी,--सारि (नपं) अंजन, सुर्मा---स्कंध 
सृअर,--स्फटिकः पुखराज,--हरित (वि०) पीलापन 
लिय हुए हरा । 


(| ६१८ ) 


पीतकम्‌ [पीत-कन ] 4. हरताल 2. पीतल 3. केसर 
4, शहद 5. अगर की लकड़ी 6. चंदन की लकड़ी । 

पीतनः [पीत करोति इति--पीत-+-णिच्‌ +ल्‍्यद वा पीत॑ 
नयति इति पीत-+-नी-+ड | गूलर की जाति का वक्ष 
-नस . हरताल 2. केसर । 

पीतल (वि०) [पीत-- ला+-क|] पीले रंग का,--लः पीला 
रंग,--लम पीतल । 

पीतिः [पा+क्तिच्‌] घोड़ा--(स्त्री०) 4. घँँट, पीना 2. 
मदिरालय 3. हाथी की संड । 

पीतिकफा [(पीत--ठन्‌--टाप, इत्वम्‌। 
पीली चमेली, या सोनजही 

पीतुः [पा+क्तुन्‌[ ॥7सर्य 2. अग्नि 3. हाथियों के झंड 

का मख्य हाथी, यथपति । 

[पा+थक्‌ | . सूर्य 2. काल 3. अग्ति 4. पेय 
5. जल । 
पीथिः [ ->पीति, पृषो ० तस्य थः | घोड़ा । 


पीन (धि०) [प्याय-|-क्त, संप्रसारणे दीघः] 4. स्थूल, 
मांसल, हृष्टपुष्ट 2. भरापूरा, विशाल, मोटा--जंसा 
कि 'पीनस्तनी में 3. पूर्ण, गोलमटोल 4. प्रभत 
अधिक । सम०--ऊधस्‌ स्त्री (पीनोष्नी) भरे परे 
ऐन (ओऔड़ी) वाली गाय, -- वक्षस्‌ (वि०) विशाल- 
वक्ष-स्थल वाला, भरी पूरी छाती वाला | 

पीनसः [पीनं स्थूलमपि जन॑ स्यत्ि नाशयति-पीन +-सो 
+क ] . नाक पर दुष्प्रभाव डालने वाला जुकाम 2. 
खांसी, जुकाम । 

पीयः [पा+कु नि० यक्‌, ईत्वम्‌] 4. कौवा 2. सू्य 3. 
अग्नि 4. उलल 5. काल 6. सोना । 


पीयषः,-षम्‌ [ पीय-+-ऊषन | । सुधा, अमृत- मनसि 
वचसि काय पुण्यपीयषपूर्णा:--भतृ ० २।६८, इमां 
पीयषलहरीम्‌ -. गंगा ० ५३ 2. दूध 3. ब्याने के बाद 
पहले सात दिन का गाय का दूध। सम० महस्‌ 
. (पुं०), - रुचिः . चन्द्रमा 2. कपूर,--वर्ष: .अमतवर्षा 
2. चन्द्रमा 3. कपूर । 
पीलक: [ पील-+-ण्वल | मकौड़ा । 
पीलः [ पील--उ ] . बाण 2. अण 3. कीड़ा 4. हाथी 
5. ताड का तना 6. फूल 7. ताड के वक्षों क। समह 
8. 'पीलू नाम का एक वृक्ष । 
पीलक:ः [पील-+-कन्‌ ] चींटा । 
पीब्‌ (म्वा० पर० -पीवति) मोटा-ताजा या हुृष्ट पुष्ट 
टोना । 
पीवन्‌ (वि०) (स्त्री०-पीवरी ) [ प्यै+-क्वनिप्‌, संप्र० 
दीघे: | . भरा पूरा, स्थल, मोटा 2. हृष्ट पुष्ट, 
बलवान्‌ - (पुं०) पवन । 
पीवर (वि०) (स्त्री०-रा,-री) [ प्य+ष्वरच्‌, सं प्र ० 
दीघे:] . स्थूल, विशाल, हृष्टपुष्ट, मांसल, मोटा- 


, केसर 2. हल्दी 3 


पीथ 


ताजा --रघु ० ३े।८, ५॥६५ १९।३२ <. फूला हुआ 
मोटा,--रः कछवा, - री . तरुणी 2. गाय । 
पीवा [ पोयते --पी व +टाप्‌ ] जल । 
पंस्‌ (चुरा० उभ०--पुंसयवति-ते) । कुचलना, पौसना 
2. पीडा देना, कष्ट देना, दण्ड देना । 
पंस्‌ (प॑ं०) [या+ड्यसुन्‌ ] (कतु०-पुमान, पुमांसो 
पुमांस, करण द्वि० व०-पुम्याम्‌, संबो० ए० व॒० 
पुमन्‌) !. पुरुष 2, नर--पंसि विश्वसिति कुत्र 
कुमारी--ने ० ५१११० 2. इंसान, मानव--यस्यार्था 
स पुर्मॉललोके -- हि० १ 3. मनष्य, मनृष्य जाति, क़ौम 
राष्ट्र-वंय: पंसां रघपतिपद:--मेघ० १२ 4. टह- 
लआ, सेवक 5. पंह्लिग शब्द 6. पंल्लिग--पंसि वा 
हरिचन्दनम्‌ -अमर० 7. आत्मा। सम०---अनज 
(वि०) (पुंसानुज) [ पूंसा अनुजः, समासे तृतीयाया: 
अल॒क | वह जिंसका बड़ा भाई भी हो, -अनुजा 
(पुमनूजा) लड़का होने के बाद जन्म लेते वाली 
लड़की अर्थात्‌ बड़े भाई वाली लड़की, अपत्यम 
(पुमपत्यम्‌ ) लड़का, - अर्थ: (प्रमर्थ:) . पुरुष या 
मनृष्य का उद्देश्य 2. मानव-जीवन के चार ध्ययों में 
कोई सा एक, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष 
दे० पुरुषार्थ ,-आख्या (प्रमाख्या) नर की संज्ञा, 
- आचारः (पुमाचार:) पुरुष का आचार, चालचलन, 
-“कटिः (स्त्री०) पुरुष की कमर,--कामा (पुंस्काम ) 


पति की कामना करने वाली स्त्री,--कोकिलः (पुंस्क्रो- 
किल: ) नर-कोयल - -कु० ३।३२,--खैटः (पुंखैंट: ) नर- 
ग्रह," -गवः (पृंगव:) . बेल, सांड 2. (समास के 
अन्त में) मुख्य, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, पूज्य या किसी 
भी श्रेणी का प्रमुख व्यक्ति--वाल्मीकिम्‌ निपंगव 
--रामा०, इसी प्रकार “गजपंगव: -भत ० २।३१, नर 
पंगव:-आदि,--केतुः शिव का विशेषण-- कु० ७।७७ 
चलो (प्‌्श्वलोय:) रंडी का बेटा,--चिह्नम्‌ 
(पुंश्चिक्मम) शिश्न, पुरुष की जननेन्द्रिय 
(पृजन्मन्‌) (नपुं) लड़के का पदा होना, नर-सन्तान 
का जन्म लेना, - योग: वह नक्षत्रपंज जिसमें कि लड़कों 
या नरसन्तान का जन्म होता हूं, -दासः (पुंदास:) 
पुरुष-दास,--ध्वजः (पुंध्वज:) 4. प्राणिमात्र में किसी 
भी जाति का नर 2. चहा,--नक्षत्रम (पुनक्षत्रम) नर 
जाति का नक्षत्र,-- नागः (पुंनाग:) 3. पुरुषों में हाथी 
पृज्य या आदरणीय पुरुष 2. सफंद हाथी 3. सफ़ेद 
कमल 4. जायफल 5. नाग केशर नाम का वृक्ष - रघु० 
६।५७, -नाट:,-डः (पुंनाट:-ड:) इस नाम का वक्ष, 
--नामधेयः (पुंनामघेय:) नर, पुरुषवाची,--नामन्‌ 
(पुंनामन) (वि०) पुंलिग नामधारी, (पुं) पुंनाग 
तामक वक्ष,--पुत्र: नर-सन्‍्तान, लड़का,--प्रजननम्‌ 
पुरुष की जननेन्द्रिय, लिज्भ,--भूमन्‌ (पुंभूमन्‌) (पुं) 


७ दे 


| 


वह शब्द जो केवल पुंल्लिग बहुबचनांत ही होता 


का संकेत--पुंयोगे क्षत्रिणी,---रत्नम (पुंरत्नम ) श्रेष्ठ 


राशिः (पुंराशि:ः नर-राशि,--रूपम्‌ (पुंरपम्‌) नर का | 


रूप,--लिग (पुंल्लिग) (वि०) पुरुषवाचक (शब्द), 
पुरुष वांचक (गम) !. पुरुष वाचक चिह्न 2 वीय, 
पौरष 3. पुरुष को जननन्द्रिय,--वत्सः (पुंवत्सः) 
बछड़ा,---बषः (पुवृष:) छछेदर,--वेब (पंवेष 

(वि० ) पुरुष की वेश भूषा में, मर्दानी पोशाक पहने 


ए,--सवन (पुंसवन) (वि०) पृत्रोत्पत्ति करने वाला 
(नम्‌) सर्व प्रथय परिपष्कारात्मक या शुद्धीकरण संबंधी 


संस्कार, स्त्री के गर्भाघान के प्रथम चिह्न प्रकट होने 


पर पृत्रोत्पत्ति के उद्देय से यह संस्कार किया जाता | 


हैं--रघ० ३।१० 2. भ्रूण, गर्भ 3. दूध । 


पृंस्त्वम्‌ [पुंस-+-त्व]. पुरुष का लक्षण, वीर्य, पुरुषत्व, मर्दा- | 


नगी --यत्नात पंस्त्वे परीक्षित:--याज्ञ ० 
2. शक, वीये 3. पलिंग । 


१।५५, 


पुंबत्‌ (अव्य०) [पुंस-+-वर्ति] 4. पुरुष की भांति--रघु० 


६।२० 2. पंलिग में । 

पुक्कश (थि० ) (स्त्री-शी ), पुकषकस (थि० ) (स्त्री०-सी ) 
[पुक कृत्सितं कशति गच्छति--प्रुक-+कश ( स्‌ ) -- 
अच ] अधम, तीच, ह्ञः, - सः एक पतित वर्णसंकर 
जाति, श॒द्र स्त्री में उत्पन्न निषाद को सन्‍्तान --जातो 
निधादाच्छद्रार्यां जात्या भवति पुक्‍्कसः---मन्‌ ० १०।- 
१८,--शौो,-सोी . कलो नील का पौधा 3. पुक्‍्कस 
जाति को स्त्री । 

पंखः-खभ्‌[ पुमांसं खनति--पुम - खन्‌--ड ] - बाण 
का पंख वाला भाग--रघु० २।३१, ३।६४, ९६१ 
2. बाज, इयन । 


पुंखितः (वि०) [पुंख-+-इतच्‌ ] पंखों से युक्त (यथा-- 


बाण) । 

पंग:,-गम [--पुञ्च, पषो० | ढंर, संग्रह, सम्‌ ज्चय । 

पुंगलः [पंग+ला--क]| आत्मा । 

पुरुछः,-च्छम्‌ [पुच्छ +अच्‌ ] . पूँछ--पश्चात्पुल्छ वहति 
विपुले--उत्तर ० ४२७ 2. बालों वाली पूँछ 3. मोर 
को पूछ 4. पिछला भाग 5. किसी वस्तु का किनारा । 
सम ०--अग्रम,--मलम्‌ पँछ का सिरा,-कंटकः बिच्छ 
>-ज(हम्‌ पूंछ को जड़ । 


पुच्छटिः,-टी (स्त्री०) [ पुच्छ--अद्‌-- इन्‌, पुज्छटि-- 


डीष | अंगूलियाँ चटकाना । 

पुच्छित (पुं०) [पुन्छ- इनि| मुर्गा 

पंजः [पंस+जि+-ड ] ढेर, सम्‌च्चय, मात्रा, राशि, संग्रह- 
क्षो रोदवेलेव सफेनपुंजा--कु० ७२६, प्रत्युद्‌गच्छति 
मछंति स्थिरतमः पंजे निकुंजे प्रिय:--गीत० ११। 


६१९ ]) 


पुंजि (स्त्री०) [पिज्ज्‌-|-इन, पृषो ०] ढेर, मात्रा, राशि । 
हे -दाराः पुभम्नि चाक्षता:-अमर०,---योगः (पंयोग) 
पुरुष के साथ सहवास या संबंध 2. किसी पुरुष या पति 


पंजिकः [पंजि-|-कन्‌ ] ओला । 

पंजित (वि०) [ पंज+-इतच |] [. ढेरी संग 
जगह लगाया हुआ ढेर 2. मिलाकर 
दवाया हुआ 


भींचा हुआ, 


| पुद | (तुदा० पर०-पुटति) 4. आलिगन करना, लिपटना 


2. अन्त्जंटित करना, बटना, गथना ॥] (चुरा० उभ० 
पुटयति-ते ) 4. मिलना 2. बांधना, जकड़ना 3. पोट- 
यति-ते (क) पीसना, चण करना (ख) बोलना 
(ग) चमकना ॥ (म्वा० पर० पोटति) 7. पीसना 
2. मलना । 


पुटः/--ठम [पुट्‌क ]।. तह 2. खोखली जगह, विवर, खोखला 
पन-भिन्नपल्लवपुटो वनानिल:---रघु० ९।६८, १११२३, 
१७। १२, मालवि० ३॥९, अंजलिपुट, कर्णपुट आदि 
दोना, पत्तों की तहकरके बनाया गया, प्रुस्तड़ा-- 
दुशघ्वा पयः पत्रपुटं मदीयम्‌--रघु० २॥६५, मनु० 
६।२८ 4. कोई उथला पात्र 5. फली, छीमी 6. म्यान 
ढकना, आच्छादन 7. पलक ('पुटी भी इन्ही अर्थों 
) 8. घोड़े का सुम,-- टः रत्नपेटी,--टम जायफल । 
सम०--उटजम सफफंद छतरी,---उदकः नारियलू,-- 
ग्रीवः . बतेन, कलसा, घड़ा 2. तांबे का पात्र,---पाक 
औषधियाँ तंयार करने की विशेष पद्धति, (इसमें 
औषधियों को पत्तों में लपेट कर ऊपर से मल्तानि 
पोत देते हैं और फिर आग में भना जाता हें--- अनि 
भिन्नो गभीरत्वादंतगृडघनव्यथ:, पुटपाकप्रतीकाशों 
रामस्य करुणो रसः:--उत्त र० ३।१,--भेदः . पुर 
नगर 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र, आतोद्य 3. जला- 
व्त या भंवर,--भेदनम्‌ केस्बा या नगर--शि० 
१३।२६ । ॥क्‍ 


पुटकम्‌ [पुट--कन्‌ | 4. तह 2. उथला या कम गहरा 
प्याला 3. दोना या पुस्तड़ा 4. कमल 5. जायफल । 

पुटकिनी [पुटक--इनि-+-छीप] 4. कमल 2. कमल समह। 

पुटिका [पुट-+ण्वल--टापू, इत्वम्‌] इलायची । 

पुटित (वि०) [पुट+क्‍्त] 4. रगड़ा हुआ, पीसा हुआ 
2. सिकुड़ा हुआ 3. टॉँका लगाया हुआ, सीया हुआ 
4. खण्डित । 

पुटी [पुट--डीप्‌ | दे० 'पुट । 

पुडू (तुदा० पर०) 4. छोड़ना, त्याग देना, तिलांजलि दे 
देना 2. पदच्यत करना 3. निकालना, बिदा करना 
खोजना । 

पुंड (स्वा०पर०-पंडति) पीसना, चूरा करना, चर्ण बना 
देना या पीस डालना । 

पुंडः [पुण्ड---घव्म ] चिह्न, निशान । 

पंडरोकम्‌ [ पंड--ईकन नि० ] 4. स्वेतकमल,--उत्तर ० 
६।२७, मा० ९।७४ 2. सफ़द छाता,--#ः . सफ़ेद 


है 


| ६२० ) 


रंग 2. दक्षिणपूर्व या आग्नेयी दिशा का अधिष्ठातृ- 
दिक्‍्पाल --रघु० १८।८ 3. व्यापत्र 4. एक प्रकार का 
साँप 5. एक प्रकार का चावल 6. एक प्रकार का 
कोढ़ 7. हाथी का बख़ार 8. एक प्रकार का आम 
का वक्ष 9. घड़ा, जलपात्र 00. आग 44. मस्तक पर 
सम्प्रदाय द्योतक तिलक । सम०--अक्षः विष्णु का 
विशेषण. रघ॒० १८।८,-- प्लव: एक तरह का पक्षी, 
-5 मुखी एक तरह को जोक । 

पूंडः [ पुंड--रक | 4. एक प्रकार का गन्‍ना (लाल रग 
का ) पींडा 2. कमल 3. रवेत कमल 4. (मस्तक पर) 
सम्प्रदायद्योतक तिलक (चन्दनादिक का) 5. कीड़ा 
>ड्राः (ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों 
का नाम | सम० केलिं: हाथी । 

पुंड़कः | पड़+ कन्‌ | !. एक प्रकार का ईख (लाल रंग 

) पीौंडा 2. संप्रदाय द्योतक तिहुक । 


पुष्य (वि०) |प्‌ू०-+-यण्‌, णुक्‌, हस्व: |] !. पवित्र, 
पुनीत, शुचि जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु आशक्रमेष 
- मेघ० ९१, पुण्य धाम चंडीश्वरस्य ३३, रघु० 
२३।४१, श० २।१४, मन्‌० २।६८ 2. अच्छा, भला, 
गणी, सच्चा, न्याय 3. शुभ, कल्याणकारी, भाग्य- 
शाली, अनकल (दिन आदि)-मन्‌० २॥३०,२६ 
4. रुचिकर, सुहावना, प्रिय, सुन्दर प्रक्ृत्या प्ृण्य- 
लक्ष्मीको-महावा० १।१६,२४, उत्तर० ४।१९, इसी 
प्रकार 'पुण्यदशन 5. मधूर, गंघयुकत (जंसे सुगंध 
परिमल) 6 औपचारिक, उत्सव या संस्कार संबंधी 
5ण्यम . सदगुण, घामिक या नतिक गण अत्य- 
त्कट: पापपुण्यरिहंव फलमश्नते--हि० १।८३, महता 
पुण्यपण्येन क्रोतेय कायनौस्त्वया--शा० ३।१, रघु० 
१।६९, न० ३।८७ 2. सदगणसंपन्‍न क्षृत्य, प्रशस्य 
काये 3: पवित्रता, पवित्रोकरण 4. पशुओं को पानी 
पिलाने के लिए कड,-+्या पवित्र तुलसी | सम० 
-“अहम्‌ मंगलमय या शुभ दिवस -पुण्याह्‌ भवंतो 
ब्रव॑तु, अस्तु पुण्याहम-पुण्याहं ब्रज मंगल सुदिवस प्रात: 
प्रयातस्य ते--अमर ६१, वाचनम बहुत से धामिक 
संस्कारों के आरंभ मं तीन बार उच्चारण करना 
यह शभदिवस है ,---उ दयः सोभाग्य का प्रभात,-उद्यान 
(वि०) सुन्दर उद्यात रखने वाला, करते (पुं०) 
स्तुत्य या गणवान्‌ पुरुष,--कमन्‌ (वि० ) स्तुत्य कार्यो 
* के करने वाला, खरा, ईमानदार (नपुं०) स्तृत्य कार्य, 
-+कालः: शुभ समथ,-- कीति (वि०) अच्छे नाम 
बाला, यशस्वी, विख्यात- भटद्ठटि ० १।५, (वि०) 
सदगणसपन्‍न, प्रशंसनीय, स्तुत्य,--कत्या धर्मकाये 
ऐसा काम जिसके करने से पुण्य हो, --क्षेत्रम . पवित्र- 
स्थान, तीर्थस्थान 2. 'पुण्यभूमि' अर्थात्‌ आर्यावतें, 
>”गंध (थि०) मधुर गैंध से युक्त,-- गहम्‌ !. बह 


स्थान जहाँ अन्न आदि खरात बाँदी जाय, 2. देवालय, 
-जनः . सदगणी 2. राक्षस, पिशाच 3. यक्ष 
रघु० १३।६०, - ईशवरः कुबेर का विशेषण---अनययौ 
यमपुण्यजनेंश्वरौ--रघु० ९।६,--जित (वि०) पुण्य- 
द्वारा प्राप्त किया हुआ, तीथम तीथयात्रा का शुभ- 
स्थान, दर्शन (वि०) सुन्दर (नः) नीलकंठपक्षी 
(नम्‌) पवित्रस्थान, मन्दिर आदि का दर्शन,--पुरुष 
वर्मात्मा या पुण्यात्मा, - प्रतापः अच्छे गुणों या नैतिक 
कार्यो का प्रभाव, - फलम सत्कर्मों का पुरस्कार, (रूः) 
वह उद्यान जहाँ पुण्यरूपी फलों की प्राप्ति होती है 
भाज्‌- (वि०) सौभाग्यशाली, धर्मात्मा, अच्छे गणों 
वाला पण्यभाज: खल्वमी मनयः का० ४३,--भूः, 
भूमिः (स्त्री ०) पुण्थभूमि अर्थात्‌ आर्यावतं,-- रात्र 

शभरात्रि, लोकः स्वगं, वेकुण्ठ--शकुनम श॒भशकुन 
(नः) शुभशकुनसूचक पक्षी,--शील (वि०) अच्छ 
स्वभाव वाला, सत्कर्मों में रचि रखने वाला, धर्म- 
परायण, इंमानदार,--इलोक (वि०) सुविख्यात, 
जिसका नामोच्चारण ही शुभ समझा जाय, उत्तम 
यशवाला, पावनचरित्र वाला (कः) (निषधव देश के 
राजा) नल का विशेषण, युधिष्ठिर और जनादंन का 
विशेषण--पुण्यश्छोकी नलो राजा पुण्यश्लोको युधि- 
ष्टिरः, पुण्यश्लोका च वंदेही, पुण्यणलोको जनादेन:। 
--(का) सीता और द्रोपदी का विशेषण,--स्थानम 
पुण्यभमि, पवित्रस्थान, तीथस्थान । 

पुण्यवत्‌ (वि०) | पुण्य--मतुप्‌, मस्यवः | . सत्कर्म करने 
वाला, सदगणी 2. भाग्वशाली, मंगलमय, अच्छी 
किस्मत वाला 3. सखी, भाग्यवान । 

पुत्‌ (नपु०) [ प्‌ु+ड्ति--पृषो० | नरक का एक विशेष 
प्रभाग जहाँ पुत्रहीन व्यक्ति डाले जाते हैं, दे० पुत्र 
नीचे । सम०--नामन्‌ (वि०) 'पुत्‌ नाम बाला | 

पुत्तल:,-ली [ पुत्त-+घछ्ा -पृत्तं गमन॑ लाति--पुत्त -ला 
- क, स्त्रियाँ डीष | . प्रतिमा, मूर्ति, बृत, पुतला 
2.  गड़िया कठपुतली । सम० -- दहनम्‌,--विधि 
विदेश में जिसका प्राणांत हुआ हो अथवा अप्राप्त शव 
के बदले उसका पुतला बना कर जछाना | 

पुतलकः, पुत्तलिका [पुत्तल--कन्‌, पुत्तली-(-कन्‌ +-टाप्‌, 
हस्य: | गुड़िया, मूति आदि | 

पुत्तिका [पुत्त+-ठन्‌-+-टाप्‌ | . एक प्रकार की मधुमक्खी, 
2. दीमक | 

पुत्र: [यृत्‌ृ+-त्र--क | बेटा (इस शब्द की व्यृत्पत्ति-पुन्नाम्नों 
नरकाइस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः, तस्मात्पुत्र इति 
प्रोकत: स्वयमेव स्वयभवा--मन॒० ९१३८, इस 
लिए इस शब्द का शद्ध रूप पपुत्त्र: हं) 2. बच्चा, 
किसी जानवर का बच्चा 3. प्रिय वत्स (छोटे बच्चों 
को प्यार से संबोधित करने का शब्द) 4. (समास के 


पृत्रका, पुत्रिका, -- पुत्री 


( ६२१ 


अन्त में) कोई भी छोटी वस्तु यथा असिपुत्र:, 
शिलापुत्र आदि, -्रो (द्वि० व०) पुत्र और पुत्री 
(पुत्रीकृ पुत्र के रूप में गोद लेता--रघु० २।३६) । 
सम० - अज्नञादः . जो पत्र की कमाई पर निर्वाह 
करता है, या जिसके निर्वाह की व्यवस्था पुत्र द्वारा 
की जाय 2. एक विशेष प्रकार का साधु -- दे० कुटीचक, 
>अथिन्‌ (वि०) पत्र चाहने वाला,-- इष्टि:, 
-- इष्टिका (स्त्री०) पुत्र छकाभ की इच्छा से किया 
जाने वाला यज्ञ विशेष, काम (वि० ) पुत्र को कामना 
करने वाला, कार्यम्‌ पुत्र संबंधी संस्कारादि, - कृतकः 
जो पुत्र की भांति माना गया हो, गोद लिया हुआ 
पुत्र--श्यामाकमष्टिपरिवधितकों जहाति सोथ्य॑ न पृत्र 
कृतक: पदवीं मगस्ते -श० ४॥१३,- जात (वि०) 
जिसे पुत्र उत्नन्न हुआ हों,-- दारम्‌ पुत्र और पत्नी 
>धर्मः पुत्र का पिता के प्रति अपेक्षित कतंब्य 
“पोत्रमू,--त्रा: बेटे और पोते,-पोत्नरीण (वि०) 
पुत्र से पौत्र को प्राप्त होने वाला, आनुवंशिक --भट्ठि ० 
५।१५,-- प्रतिनिधिः पुत्र के स्थान पर अपनाया हुआ 
(उदा०-दत्तक पुत्र ),---लाभ:ः पुत्र को प्राप्ति,--वंध्‌ 
(स्त्री०) पुत्र की पत्नी, स्नषा,--सखः बच्चों से प्रेम 
करने वाला, बच्चों का प्रेमी, --हीन (वि०) जिसके 
पुत्र न हो, निस्सन्तान । 


पुत्रकः [पुत्र +कन्‌ | . छाटा पुत्र, बालक, बच्चा, तात 


वत्स (वात्सल्य को प्रकट करने वाला शब्द ) 2. गृड़िया 
कठपुतली कु० १।२९ 3. घृतं, ठग 4. टिड॒डी, टिड॒डा 
5. शरभ या परवाना, पतंग, 6. बाल । 
| पुत्रक्‌ | टापू, 
+टापू, हृस्वः, पुत्र+डोष्‌ | 4. बंटी 2. गृड़िया, 
पुतली 3. (समास के अन्त में) कोई भी छोटी वस्तु 
>उयथा --असिपुत्रिका, खद्भ पुत्रिका आदि। सम०» 
पुत्र--सुतः . बेटी का बेटा, दौहित्र, नाना के द्वारा 
पुत्र के स्थान पर माना हुआ--मनु० ९।१२७ 2, बंटी 
जो पृत्रवत्‌ मानी जाती हैँ, तथा पिता के घर रहती है 
(पुत्रिकव पुत्र: अथवा पृत्रिकव सुतः पत्रिका सुत 
ग5प्योरससम एव--याज्ञ० २।१२८ पर मिता० ] 
3. पौत्र,--प्रसुः वह माता जिसके कन्याएँ ही हों, पुत्र 
न हो,--भर्त (पूं०) बेटी का पति' जामाता, दामाद । 
पुत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री० -णी) [पृत्र-इनि| बेटे 
वाला, बेटों वाला--रघ्‌ ० १।९१, विक्रम० ५।१४, 
(पृत्र) पुत्र का पिता | 

पुत्रिय, पुत्रीय, पुत्य (वि०) [पृत्र/-घ, छ, यत्‌ वा | 
पुत्रसंबंधी, पुत्रविषयक । 


पुत्रीया [पुत्र -क्यच्‌ -/-अ+-टाप्‌ | पुत्र प्राप्ति को इच्छा 


पुरदल (वि०) [पुत कुत्सितं  -गलो यस्मात्‌ ब० स० | 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर,--लछः परमाणु--पुग्दला 


पुत्री--कन 


। 


परमाणव:--श्रीधर 2. शरीर, भूतद्रव्य. 3. आत्मा 
4. शिव का विशेषण । 


पुनर्‌ (अव्य ० ) [पन्‌-|-अर्‌ -|- उत्वम्‌ | . फिर, एक बार 


फिर, नये सिरे से न पुनरेव॑ प्रवतितव्यम्‌ू--श० ६, 
किमप्ययं वटः पुनविवक्ष: स्फरितोत्तराधर:--कुं ० 
५।८२, इसी प्रकार पुनर्भ फिर पत्नी बनना 2. वापिस 
विपरीत दिशा में (अधिकतर क्रियाओं के साथ ) 
--पुनर्दा वापिस देना, लौटाना, पुनर्या--इ--गम्‌ 
आदि वापिस जाना, लोटना आदि 3. इसके विपरोत 
उलटे, परन्तु, तोभी, तथापि इतना होते हुए भी 
(विरोध सूचक बल के साथ )-प्रसाद इव मू्तस्ते स्पश 

द्रशीतल:, अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः: क्वासि 
नंदिनि--उत्तर० ३।१४, मम पुनः सवमेव तकन्नास्ति 


-उत्तर० ३ पुनः पुनः फिर-फिर' बार बार 
'बहुधा -- पुनः पुनः सूतनिषिद्धचापलं ---रघु० ३।४२, 
कि पुनः कितना अधिक, कितना कम -- दे० किम्‌ के 
नीचे, पुनरपि फिर, एक बार और, इसके विपरीत । 
सम०--अथिता बार बार की हुई प्राथना, 
“ आगत (वि०) फिर आया हुआ, लोटा हुआ, 
--भस्मीभूतस्य देहस्य पुूनरागमनं कुत:--सबे०, 
- आधानम, आधेयम्‌ अभिमंत्रित अग्नि का पुनः 
स्थापन, आवबतेः त. वापसी 2. बार २ जन्म होना, 
 आवतिन्‌ (वि०) फिर से संसार में जन्म लेने 
वाला, आब॒त्‌ (स्त्री०), - आवकत्तिः (स्त्री०) . दोह 
राना 2. फिर से संसार म॑ आना, बार बार जन्म 
लेना याज्ञ० ३।१९४ 3. दोहराना, (पुस्तक आदि 
का ) दूसरा संस्करण, उक्त (वि०) 4. फिर कहा 
हुआ, दोहराया गया, दुबारा कहा गया 2. फालत्‌, 
अनावश्यक - झशंस वाचा पुनरुक्तयंव रघ ० २।३८, 
शि० ९।६४, (च्तम्‌) पुनरुकक्‍तता 4. दोहराना 
2. बाहुलल्‍य, आधिक्य, निरथ्थकता, हििरुक्ति या पुन- 
रूक्ति --उत्तर० ५११५, भतं० ३।७८, जनन्‍्मन्‌ 


(पूं०) द्विजन्मा, ब्राह्मण, पुनरुक्तवदाभासः प्रतीय- 
मान पुनरुक्ति, पुनरक्ति का आभास होना, एक 
अलंकार--उदा ० जंगकुंडलीव्यक्तश शिश् भ्रांश- 
शोतग:, जगंत्यपि सदा पायादव्याच्चेतोहरः शिव: । 
सा० द० ६२२, (यहाँ पुनरुक्ति की प्रतीति तुरन्त 
दूर हो जाती हु जब कि संदर्भ का सही अर्थ समझ 
लिया जाता है, तु० काव्य० ९ में 'पुनरुकक्‍्तवदाभास 
के नीचे ),--उक्तिः (स्त्री०) . दोहराना 2 बाहुल्‍य 
नि रथकता, द्विरक्ति थानम्‌ फिर उठता, पुनर्जी 
वित करना, - उत्पत्तिः (स्त्री०) (. पुनरुत्पादन 
2. फिर जन्म होना, देहान्तरागमन, - उपगमः वापसी 
- क्वायोध्याया: पुनरुपगमो दंडकायां वने व:-- उत्तर० 
२।१३,--ऊपोढा, - ऊढा दुबारा ब्याही हुई स्त्री, 


( ६२२ ) 


--गमनम्‌ वापसी, फिर जाना,--जन्मन्‌ (नपुं० ) 
बार २ जन्म होना, देहान्तरागमन,--जात (वि०) 
फिर उत्पन्न हुआ,--णवः,- नवः बार २ उगना, 
नाखन,--दारक्रिया पु्नवाह करना (पुरुष का ), 
दूसरो पत्नी लाना, प्रत्युपकारः किसी के उपकार 
का बदला चकाना, बार २ जन्म होना, देहान्तरा- 
गमन -ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भेवं परि- 
गतशक्तिरात्मभू:- श० ७।३५, कु० ३।५ 2. नाखून 
--भावः नया जन्म, पुनर्जन्म, धः . विधवा जिसका 
पुनविवाह हो गया हो 2. पुनर्जन्म, यात्रा 3. फिर 
जाना 2. बार २ प्रगति करता (जलस निकलना ) 
->वबचनम्‌ फिर कहना, - बसुः (प्राय: द्वि० व०) 
. सातवाँ नक्षत्र (दो या तीन तारों का पुंज) -गां 
गताविव दिव: पुन्वेस्‌ --रघृ० ११३६. 2. विष्णु 
और 3. शिव का विशेषण,-- विवाह फिर विवाह 
होना, - संस्कारः (पुनः संस्कार:) किसी संस्कार या 
शद्धिकारक कृत्य का दोहराना, संगसः, - संधानसम्‌ 
(पुनः संधानम्‌ ) फिर से मिलना,-संभवः ( पुन:-संभव: ) 
(संसार में) फिर जन्म लेना, देहान्तरागमन । 


प्फूलः | पुप्फुस:, पृूषो० सस्य लत्वम्‌ | उदरवायु 
अफारा । 

पुष्फुसः [पुप्फुस ---अच | . फंफड़ा 2. कमल का बीज कोष । 

पुर (स्त्री०)) (कंतृ०, ए० ब०-पू,, करण०, हि० व० 
->पूर्भम्याम) | पृ+कक्‍्वित्‌ ]!. नगर, शहर जिसके 
चारों ओर सुरक्षादीवार हो . प्रप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा 
“-रघु० १६२३ 2. दुर्ग, किला, गढ़ 3. दीवार. 
दुर्गंप्राचीर 4 शरीर 5 बुद्धि। सम०--द्वार्‌ (स्त्री० ), 
-द्वारम्‌ नगर का फाटक । 


पुरम्‌ [ पृ+क | . नगर, शहर (बड़े २ विशारू भवनों 
से यक्‍त, चारों ओर परिखा से घिरा हुआ, तथा 
विस्तार में जो एक कोस से कम न हो )--परे तावंत- 
मेवास्य तनोति रविरातपम्‌ कु० २॥३, रघु० १।॥५९ 
2. किला, दुर्ग, गढ़ 3. घर, निवास, आवास ५. शरीर 
5. अन्तःपुर, रनिवास 6. पाटलिपुत्र 7. पुष्पकोश, 
पत्तों की बनी फूलकटोरी 8. चमड़ा 0. ग्ग्गुल । 
सम० -- अट्ठः नगरभित्ति पर बना कंग्रा या मीनार, 
--अधिपः, - अध्यक्ष: नगरपाल, ---अराति:,--अरिः, 
--असुहृद (पुं०),--रिपुः शिव के विशेषण--पुरा- 
रातिश्रान्त्या कुसुमशर कि मां प्रहरसि- - सुभा०, दे० 
त्रिपुर,---उत्सवः नगर में मनाया जाने वाला उत्सव 
--उद्यानम्‌ नगरोद्यान, उपवन,--ओकस्‌ (प०) नगर 
में रहने वाला,--कोट्टमू नगररक्षक दुर्ग --ग (वि०) 
. नगर को जाने वाला 2. अनकल, --जित - द्विष, 
--भिद्‌ (पु०) शिव के विशेषण,--ज्योतिस्‌ (पुं०) 
. अग्नि का विशेषण 2. अग्निलोक,-- तठी छोटी 


पेंठ, छोटा गाँव जहाँ पेंठ लगती हो,--तोरणम्‌ नगर 
का बाहरी फाटक,- द्वारम नगर का फाटक, --निवेज्ञः 
नगर की नींव डालना,--पालः नगरशासक, दुर्ग का 
सेनापति,---मथनः शिव का विशेषण,-- मार्ग: नगर की 
गली, कु० ४।११, रघृ० ११।३,--रक्ष:,/--रक्षक 
--रक्षिन्‌ (प०) कांस्टेबल, सिपाही, पुलिस-अधि- 
कारी,--- रोधः दुर्ग का घेरा,--वासिन्‌ (पृं० )नागरिक, 
नगर का रहने वाला,-- शासनः . विष्ण का विशेषण 
2. शिव की उपाधि । 

पुरटम | पुर--अटन्‌ | सोना, स्वर्ण । 

पुरण: | पृ+ क्यू, उत्वम, रपरः | समद्र, महासागर । 

पुरतः (अव्य०) [ पुर+तस्‌ ] सामने, आगे (विप० 
पश्चात्‌ ), पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पशचात्‌--मा ० 
१।४०, की उपस्थिति में-य॑ं यं॑ पश्यसि तस्य तस्य 
परतो मा ब्रहि दीनम वचः--भतं ० २५१ 2. बाद 
मे---इयं च तेडहन्या पुरतो विडंबना--कु० ५।७० 
अमरु ४३। 

पुरंदरः [ पुरं दारयति--इति दु+णिच्‌-खत््‌, मुम्‌ | 
. इन्द्र--रघ० २।७४ 2. शिव का विशेषण 3. अग्नि 
की उपाधि 4. चोर, संध लगाने वाला,-रा गंगा का 
विशेषण । 

पुरंध्रिः, - भ्री (स्त्री०) [पुरं गहस्थजनं धारयति ध्‌--खच्‌ 
+-डीप, पृषो ० वा हस्वः--तारा० | ।. प्रौढ़ विवा- 
हिता स्त्री, मातका, विवाहिता स्त्री-पुरंध्रीणां चित्त 
कुसुमसुकुमारं हि भवति--उत्तर ० ४॥१२, मुद्रा० २। 
७, कु० ६३२, ७।२ 2. वह स्त्री जिसका पति व 
बच्चे जीवित हों । 

पुरला [ पुर-+-ला-+-क-+-टाप |] दुर्गा का विशेषण । 


पुरस (अव्य०) [ एव -+-असि, पुर्‌ आदेश: | . सामने 

आगे, उपस्थिति में, आँखों के सामने (६ स्वतंत्र 

रूप से या संबंध के साथ ) अम्‌ पुर: पश्यसि देव 

दारुमू-रघु० २॥३६, तस्य स्थित्वा कथमपि 

पुर--मेघ०ण ३, कु० ४३, अमरू ४३, 

प्रायः के, गम धा और भू धातुओं के साथ 
प्रयोग (दे० धातु०) 2. पूव में, पूर्व से 3. पृव को 
ओर । सम०--करणम्‌,--कारः . सामने या आग 
रखना 2. अधिमान 3. ससम्मान बर्ताव, आदर-प्रदशन 
अनरोध 4. पूजा 5. सहचारिता, हाजरी देना 6. तेयारी 
7. व्यवस्थापन 8. पूर्ण करना 9. आक्रमण करन। 
0. दोषा रोपण करना,-- कृत (वि०) . सामने रक्‍्खा 
हुआ--रघ ० २।८० 2. सम्मानित, आदर से बर्ताव 
किया गया, पृुज्य 3. छांटा गया, माना गया, अनुगमन 
किया--पुरस्क्ृत मध्यमक्रम:---रघ्‌ ० ८।९ 4. आराधित 
पूजित 5. सेवा मे प्रस्तुत, संलग्न, संयुक्त 6. तैयार 
तत्पर 7. अभिमंत्रित 8. दोषारोपित, कलंकित 9. पूरा 


( ६२३ 


किया हुआ ॥0. प्रत्याशित,--क्रिया . आदर प्रदर्शित 
करना, सम्मानित बर्ताव, 2. आरम्भिक या दीक्षासंबंधी 
कृत्य,--ग,-- गम (पुरोग,--गम ) (वि०) . मख्य 
अग्रणी, सध प्रथम, प्रमुख, प्राय: संज्ञा के बल सहित 
”स किवदन्तीं बदतां पुरोग: - रघ० १४३, ६।॥५५ 
कु० ७।४० 2. समास में प्रय क्त) अधिष्ठित - इन्द्र- 
पुरोगमा देवा: “इन्द्र के नेतृत्व में देवता',--गति 
(स्त्री०) (. पूर्ववर्तिता, (तिः) कुत्ता,--गंत,-गामिन 
(वि०) . पहले या आगे जाने व।ला 2. मख्य, नतत्व 
करने वाला, नेता (पुं०) कुत्ता, - चरणम्‌ , आरंभिक 
या दीक्षा विषयक कृत्य 2. तैयारी, दीक्षा 3. किसी 
देवता के नाम का जप तथा हवन में आहुति,--छदः 
चूचुक,---जम्नन्‌ (प्रोजन्मन्‌) (वि०) पहले पैदा 
हुआ,--डाशू (पुं०),--डाशः (पुरोडाश,--डाशः) 
चावलों को पीस कर बनाई गई तथा कपाल में रख 
. कर प्रस्तुत को गई यज्ञ की आहृति--मन० ७।२१, 
““धस्‌ (पुरोधस ) (पुं०) कुलपुरोहित, विशेषकर 
किसी राजा का,-- धानस्‌ (पुरोधानम) ॥. सामने 
रखना, पुरोहित द्वारा कराया गया उपचार,--धिका 
(पुरोधिका) (और अब अन्य स्त्रियों की अपेक्षा) 
मनचहेती यत्नी, पाक (वि०) पूरा होने के निकट 
पूरा होने वाला--कु० ६।९०,--प्रहत॑ (पूं०) पहली 
पंक्ति में जाकर लड़ने वाला सैनिक --रघ० १३।७२, 
“फल (वि०) जिसका फल निकट ही हो, (निकट 
भविष्य में) फल देने वाला--रघ० २।२२,--भाग 
(पुरोभाग) (वि०) . बलात प्रवेशी, अनधिकार 
प्रवंशी 2. छिद्रान्वेषण करने वाला 3. स्पृहाशील 
ईर्ष्यालु प्रायः समानविद्या परस्परयशः पुरोभागा 

मालवि० १।२० (यहाँ 'पुरोभाग' शब्द का अथे 


ईर्ष्या" भी है) (---गः) . आगे का भाग, अगला 
भाग, गाड़ी 2. बलात्‌ प्रवेश, अनधिकार प्रवेश 3. डाह, 
स्पर्धा,--भागिन्‌ (वि०) आगे रहने वाला, स्वेच्छा- 
वान्‌ू, नटखट--श ० ५ 2. बलात प्रवशी, अनधिकार 
प्रवंशी - विक्रम० ३।३, छिद्रान्वेषी, -- भारुतः, - वात: 
(पुरोमारुत:, - वात:) आगे की हवा, सामने चलने 
वाली हवा --मालवि० ४॥३, रघ० १८।३८,- सर 
(वि०) अग्रेसर, (-“रः) आगे चलने वाला, अग्रदूत 
“ श० ४)२ 2. अनचर, टहलआ, सेवक---परिमेय 
पुरःसरो -_ रघु० १।३७ 3. नेता, जो नेतृत्व करे 
सर्वप्रथम, प्रमुख-- कु० ६४९ 4. (समास के अन्त 
मे) अनुचरों सहित, परिचरों सहित, के साथ---मान- 
पुरःसरम, प्रमाणपुरःसरम, वृकपुर:सरा:--आदि 
-“स्थायिन्‌ (वि०) सामने खड़े रहने वाला,--हित 
(वि०) . सामने रक्‍्खा हुआ. 2. नियक्त, दूत 
आयुक्त (--त:) . कायभार सँभालने वाला, अभिकर्ता 


) 


दूत 2. कुलपुरोहित, जो कुल में होने वाले सभी कर्म- 
काण्ड या संस्कारों का संचालन करता हूँ । 


पुरस्तात (अव्य०) [ पृव--अस्ताति, पुर आदेश: | । 


आगे, सामन॑ (प्रायः संबं० या अपा० के साथ ) --रघ्‌ ० 
२।४४, कु० ७।३२०, मंघ० १५, या स्वतंत्र रूप से 
प्रयक्त--अम्यन्नता पुरस्तात--श० ३॥।८ 2. सिर 
पर, सब प्रथम -- मालवि० १।१ 3. पहले स्थान पर 
आरभ मे 4. पहले, पूवत: 5. पूर्व की ओर, पूव् में 
या पूव की तरफ 6. बाद मं, आगे, अन्त में । 


पुरा (अव्य०) [ पुर+-का | . पूर्व काल में, पहले 


प्राचीन काल में- पुरा शक्रमपस्थाय-- रघ० १।७५, 
पुरा सरसि मानसे यस्य यात॑ वयः--भामि० १।३, 
मनु० १।११९, ५।३२ 2. पहले अब तक, इस समय 
तक 3. पहले पहले, सबसे पहले 4. थोड़े समय में, 
शीघ्र, अचिरात थोड़ी देर में (इस अर्थ में प्राय 
वतंमान काल के साथ, जहाँ कि भविष्यत काल का 
अथ प्रकट हो ) -पुरा सप्तद्वीपां जयति बसुधामप्रति 
रथ:--श० ७।३३, पुरा दृषयति स्थलीम्‌--रघ० 
१२।३०, आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला 
वा--मंघ ८५, ने० १।१८, शि० १५।५६, कि० 
१०।५०, ११।३६। सम० - उपनीत (वि०) जिस 
पर पहले अधिकार किया हुआ था, जो पहले आधि- 
पत्य में था,--कथा पुराना उपाख्यान,--कल्पः . पूर्व 
सष्टि 2. अतीत की कहानी 3. पहला यग--औझ्यतमेंत- 
त्पुराकल्पे दृष्ट वरकरं महत्‌ू--मन्‌० २।२२७,--क्रत 
(वि०) पहले किया हुआ,--योनि (वि०) प्राचीन 
मूल (उत्पत्ति ),--बसुः भीष्म का विशेषण,--बविद्‌ 
(वि०) अतीत से परिचित, पूर्व काल की घटनाओं 
का ज्ञाता, पहले जमाने या पूर्व घटित बातों का 
जानकार - वदन्त्यपणति च तां पुराविद: - कु० ५।२८, 
६।९, रघु० ११।१०,--वत्त (वि०) प्राचीन काल में 
होने वाला या उससे संवद्ध 2. पुराना, प्राचीन कथा 
पुराना उपाख्यान (--त्तम) . इतिहास 2. पुरानी या 
काल्पनिक घटना--पुरावत्तोज्भाररपि च कथिता काय 
पदवी---मा० २।१३ । 


पुरा [ पुर+टाप्‌ | . गंगा का विशेषण 2. एक प्रकार 


का गंधद्रव्य 3. पूव दिशा 4. किला 


पुराण (स्त्री०--णा, -णी) [ पुरा नवम्‌--निरु० ] 


पुराना, प्राचीन, पृवकाल संबंधी --पुराणमित्येव न साध 


'सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम--मालबवि० १।२, 


पुराणपत्रापगमादनंतरम्‌--रघ्‌० ३॥७ 2. वयोवद्ध 
पुरातन---अजो नित्य: शाइवबतोज्यं पुराण:--भग० 
२।२० 3. क्षीण, घिसाधिसाया,--णम्र . अतीत 
घटना, या वृत्तान्त 2. अतीत को कहानी, उपाख्यान, 
प्राचीन या पौराणिक इतिहास 3. कुछ विख्यात 


, 


धामिक पुस्तक जो गिनती में १८ हैं तथा व्यास द्वारा 
प्रणीत मानी जाती हैँ, यह पुस्तक ही हिन्दु-पुराण 
कथा शास्त्र का भंडार हूं, पुराणा में पाँच विषयों का 
वर्णन हैं और इसी लिए 'पुराण' को “पंचलक्षण' भी 
कह ते हँ--'सगंइ्च प्रतिसगंश्च वंशों मन्वन्तराणि च, 
वंशानचरितं चंव पुराणं पंचरुक्षणम्‌ । पुराण के अठा- 
रह नामों के लिए दे० अष्टादशन के नीचे,--णः ८० 
कोडियों के बराबर मलल्‍य का एक सिक्‍कका। सम० 


निरदिष्ट या विहित,--गः ॥. ब्राह्मण का विशेषण 2 
पुराण पाठक, पुराण की कथा करने वाला,-- पुरुष 
विष्ण का विशेषण । 

पुरातन (वि०) (स्त्री०--नी) [ पुरा+दयु, तुट | !. 
पुराना, प्राचीन, शि० १२।६०, भग० ८।३ 2. वयो- 
वद्ध, प्रावकालीन, --रघु० ११।८५, कु० ६।९ 3. 
घिसाधिसाया, क्षीण,- -नः विष्णु का बिशेषण । 

पुरिः (स्त्री०) [ पु+३ ]. नगर, शहर 2 नदी । 


पुरिशय (वि०) | पुरि--शी -|-अच्‌ ] शरीर में विश्राम 
करने वाला | 


पुरी [ पुरि+डीष्‌ ] . शहर, नगर --शशासकपुरीमिव -- 


रघ्‌० १।२३० 2. गढ़ 3. शरीर | सम० 
का पौधा । 
पुरीतत्‌ (प०, नपु) | पुरी देह तनोति--तन्‌ ---विवप |] 
हृदय के पास की एक विशेष अंतडी 2. अंतडियाँ 
(पुरितत॒ भो, परन्तु यह रूप अशद्ध प्रतीत 
होता है ) 
पुरीबम्‌ [प-+ईषन्‌, किच्च | मल, विष्ठा, गूथ (गोबर) 
मन ० २॥२५० ५१२२, ६॥७६, ४|५६ ८. कड़ा- 
करकट, गंदगी । सम०--उत्सगेः मलत्याग, -निग्रह 
णम्‌ कोष्ठबद्धता । 
पुरीषणः [पुरी+-इष्‌- ल्यूट्‌ |] मर, विष्ठा,--णम मलोत्सगे 
करना, मलत्याग करना । 
पुरीषम: [पुरीषं मिमीतें --पुरीष - मा+-क | उड़द, माष । 


पुरु (वि०) (स्त्री०---र--वीं) [प्‌ पालनपोषणयों 
-“-कु | अति, प्रचुर, अधिक, बहुत से (लीकिकसाहित्य 
में 'पुरु शब्द प्राय: व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आरम्भ 
में प्रयकत होता है ),-- रु: 4. 'फलों का पराग 2. स्वर्ग 
देवलोक 3. एक राजकुमार का नाम, चन्द्रवंशी 
राजाओं में छठा राजा (यह शमिष्ठा और ययाति 
का सब से छोटा पुत्र था । जब ययाति न अपने पाँचों 
पुत्रों से पूछा कि क्या कोई उनमें से ऐसा हैँ जो मेरे 
बुढ़ापे और दुबंछता के बदले मझे अपना यौवन व 


मोहः धतूरे 


सौंदय दे दे, तो वह केवल पुरु ही था जिसने घिनिमग्र | 
स्वीकार किया, एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ ययाति ने : 
पुए का योवन और सौंदय उसे लौटा दिया तथा उसे 


(वधि०) पुराणों मे ' 
पुरुष: [पुरि देहे शेते-शी--ड पृषों० तारा०, पुर+- 


............. नाना. «>त--. “नहन- ००. -----००००००००००००००+००+०+++ “०७००० था... कर्मी. अिस[मारल रीीयितय  पगमाहुर- सए + च्जक - 


अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया । कौरव और 


पांडवों का पूर्व पुरुष रू ही था म० --जित्‌ 
(पं०) . विष्ण का विशेषण 2. राजा कुन्तीभोज 
या उसके भाई का नाम, -दस सोना,'ध्वणं,--दंशक 


हँस,--लंपट (वि०) बहुत विषयी, या कामातुर,-- ह, 
“हूँ बहुत, बहुत से,--हत (बि०) बहुतों से आवाहन 
किया गया (तः) इन्द्र का विशेषण--रघु ० ४३ 

६।५, कु० ७।४५, मनु० ११२२, द्विष्‌ (१०) इन्द्र 
जित का विशेषण । 


धन] ). नर, मनध्य, मर्द -अथंतः पुरुषों नारी 
या नारा साथतः पुमान->मच्छ० र३े॥।२७, मनु» 
१३२, ७।१७, ९॥२, रघ० २।४१ 2. मनष्य 
मनष्य जाति 3. किसी पीढ़ीं का प्रतिनिधि या सदस्य 
4. अधिकारी, कायकर्ता, अभिकर्ता, अन॒चर, सेवक 
5. मनष्य की ऊंचाई या माप, दोनों हाथ फला कर 
लम्बाई की माप)--द्वी पुरुषों प्रमाणमस्याः सा द्वि 
पुरुषा-षी परिखा--सिद्धा० 6. आत्मा-्वाविमौ 
पुरुषी लोके क्षरइचाक्षर एव च-भग० १५१५ आदि० 
7. परमात्मा, ईश्वर (धिश्व की आत्मा) शि० १।३३, 
रघ० १३।६ 8. पुरुष (व्या० में) प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुरुष और उत्तम पुरुष (सिद्धा० में यही क्रम है) 9. आँख 
की पुतली 0. (सांख्य० में ), आत्मा (विप० प्रकृति ) 
सांख्यमतानसार यह न उत्पन्न होता है, न उत्पादक 
है, यह निष्क्रिय है, तथा प्रकृति का दशेक हे --तु ० 


कु० २।१३, 'संख्य शब्द की भी,--षम्‌ मे परत का 
विशेवण । सम०--अंगस्‌ पुरुष की जननन्द्रिय, 
लिग, -- अदः नरभक्षक, मनुष्य का मांस खाने वाला, 
पिशाच,- - अथमः अत्यंत नीच पुरुष, बहुत ही जघन्य 
और घणित व्यक्ति, अधिकारः . पुरुष का पदया 
कर्तव्य 2. मनष्य का मल्यांकन या प्राक्कूलन--कि० 
३।५१,-- अन्तरस दूसरा मनुष्य,- अथः . मानव- 
जीवन के चार मख्य पदार्थों (अर्थात्‌ धर्म, अथे, काम 
और मोक्ष) में से एक 2. मानवप्रयत्न या चेष्टा 
पुरुषकार, हिं० प्र० ३५, अस्थिसालिन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण, आद्यः विष्ण का विशेषण 

आयपषम, आय स्‌, मानव-जीवन की अवधि 

अकृपणमतिः काम जीव्याज्जन: पुरुषायषम्‌-विक्रम 
६।४४,  पुरुषायषजीविन्यों निरांतता निरीतय 
-रघ० ११६३,--आशिन्‌ (१०) नरभक्षी, राक्षस, 
पिशाच, --इन्द्रः राजा,- उत्तम: . श्रेष्ठ पुरुष 2. 
परमात्मा, विष्णू या कृष्ण का विशेषण--यस्मात्‌ 
क्षरमतीतो5ह मक्षरादपि चोत्तमः, अतो5स्मि लोके वेदे 
च प्रथितः पुरुषोत्तमः--भग० १५।१८,--कारः ॥. 
मानवप्रयत्न, मनृष्यचेष्टा, मर्दाना काम, मर्दानिगी, 


( ६२५ ) 


पराक्रम (विप० देव)--एवं पुरुषकारेण विना देवं न 
सिध्यति -हि० प्र० ३२, दवे पुरुषकारे च कमसिद्धि- 
व्यवस्थिता--याज्ञ ० १३४९, तु० भगवान उनको 
सहायता करता हे जो अपनी सहायता आप करते 
हैं! -पंच० ५।३०, कि० ५।५५२ 2. पौरुष, वीयें, 
>-कुणपः,/--पम मानवशव--केसरिन्‌ (पुं०) “नर- 
सिह विष्ण का चौथा अवतार--पुरुषकेसरिणइच 
पुरा नखः--श० ७।३,--ज्ञानम मानवजाति का ज्ञान 
>-दष्न,--हयस (वि०) मनृण्य को ऊंचाई के 
बराबर लंबा -द्विष (पंं०) विष्ण का शत्र,--नाथ 
4. चमपति, सेनापति 2. राजा, >पज्ञुः नरपश, क्रर- 
व्यक्ति---तु ० नरपशु,--पुंगबः,--पुंडरीकः श्रष्ठपुरुष, 
प्रमख व्यक्ति,--बहुमानः मनुष्यजाति कौ प्रतिष्ठा 
>-भत० ३॥९,-मेघ: नरमेध, पुरुषयज्ञ,--वबर 
विष्ण का विशेषण,---वाहः !. गरुड़ का विशेषण 

2. कुबेर की उपाधि,-वव्याप्नरः, - शादलः, - सिंह 
. मनुष्यों में शेर पृज्य या प्रमुख व्यक्ति 2. श्र- 
वीर, बहादुर आदमी,--समवाय:ः मनुष्यों का समह, 
>“सुकतम्‌ ऋग्वेद के दसर्व मण्डल का ९०वाँ सृक्‍त 
(यह बहुत ही पावन माना जाता हू ) । 


पुरुषक:,-कम्‌ [पुरुष --कन्‌ | मनुष्य की भांति दो परों 
पर खड़ा होने वाला, घोड़े का पालना--सश्री वक्षकी 
पुरुषकोन्नमिताग्रकाय:--शि० ५५६ । 

पुरुषता,-त्वम्‌ | पुरुष --तल (-टापू, त्व वा | . पुरुषत्व 

. मर्दानगी, पराक्रम 2. वीय । 

पुरुषायित (वि०) [पुरुष --क्यड---क्त | मनुष्य को भांति 
आचरण करने वाला,---तम्‌ . मनष्य का अभिनय 
करना, मनष्यपात्र का अभिनय, संचालन 2. एक 
प्रकार का स्त्रीमथन जिससे स्त्री पुरंववत्‌ आचरण 
करती हं--आक्ृतिमवलोक्य कयापि वितकितं पुरुषा- 
यित॑ असिलतालेखनेन वदग्ध्याद्भिव्यक्तिमुपनीतम्‌--- 
काव्य १० । 

पुरूरवत्त (पं०) [पुरु प्रव॒र॑ यथास्यात्तथा रोति--पुरु +- 
रु--असि नि० साधः| बध ओर इला का पुत्र, चन्द्र 
वंशी राजकुल का प्रवर्तक, (मित्र और वरुण के शाप 
के कारण इस पथ्वी पर उतरती हुई उवबंशी को 
पुरूरवा ने देखा और उस पर आसक्त हो गया। 
उवंशी भी उस राजा को देख कर उस के लोकविश्रव॒त 
सौन्दर्य तथा सचाई, भक्ति, उदारता आदि गुणों के 
कारण उस पर मग्ध हो गई, फलतः उसको पत्नी बन 
गई। बहुत दिनों तक वह सुख पृवक रहे, एक पुत्र 
को जन्म देन के पदरचात उवंशी फिर स्वग चल्ये गः 
_राजा ने .उसके वियोग के शोक में बड़ा विलाप किया। 
उवंशी प्रसन्न हो दोबारा उसके पास आकर फिर 
रहने लगी और एक पुत्र को जन्म देकर फिर स्वगे 


3९ 


चली गई | इस प्रकार उवंशी ने क्रमशः पांच पुत्रों 
को जन्म दिया । परन्तु पुरूरवा उसे अपनी जीवन- 
संगिनी बनाना चाहता था अतः उसने गंधर्बों के 
निर्देशानसार यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसके फल- 
स्वरूप उसका मनोरथ पूरा हुआ। विक्रमोवंशीय 
में दी गई कहानी कई अंशों में भिन्न प्रकार से बताई 
गई हू इसी प्रकार ऋग्वेद के आधार पर शतपथ 
ब्राह्मण में दिया गया वत्तान्त भी भिन्न प्रकार का 
है, जहाँ कि यह बतलाया गया हैँ कि उबशी ने दो 
शर्तों पर पुरूरवा के साथ रहना स्वीकार किया | 
पहली शर्ते यह कि उसके दो मेंढे जिनको वह पुत्रवत्‌ 
प्यार करती है, उसके पलंग के पास ही बंधंगं तथा 
उससे कभी दूर नहीं ले जाय जायंगे; और दूसरे यह 
कि वह उवंशी को कभी भी नंगा दिखाई नदे। 
उसके पश्चात्‌ एक बार गंध मेंढों को उठा कर ले 
गये, अतः उवेशी भी अन्‍्तर्घान हो गई) 

पुरोटिः [पुरस्‌ --अट +इन्‌ | ?!. नदी का प्रवाह 2. पत्तों 
की सरसराहट या ममरध्वनि, पत्र शब्द । 

पुरोडास, पुरोधस आदि--दे० 'पुरस्‌ के अन्तगेत । 

पुर (म्वा० पर०-पुवंति) !. भरना 2. बसना, रहना 
3. निमंत्रित करना (अन्तिम दो अर्थों में चुरा० पर० 
मानी जाती है ) । 

पुल (वि०) [पुल--क]| महान्‌. विद्वाल, व्यापक विस्तृत, 
--लः रोमाजञ्च होता । 

पुलकः [तुल--कन] !. शरीर के बालों का सीधा खड़ा 
होना, ( भय या हफप॑ से ) शिहरन, रोमांच---चारु 
चचंब नितंबवती दयितं पुलकरनुकले--गीत० ९१, 
मगमद तिलक॑ लिखति सपुलक॑ मगभिव रजनीकरे-- 
७, अमरु ५७,७७ 2. एक प्रकार का पत्थर या रत्न 
3. रत्न में दोष 4. एक प्रकार का खनिज पदाथ 
5. अन्नपिड जिससे हाथी पलते हैं 6. हरताल 7. शराब 
पीने का गिलास 8. एक प्रकार की सरसों, राई। 
सम०--अंगः वरुण का जाल,--आलयः कुबेर का 
विशेषण, उदगमः शरीर के रोंगटों का खड़ा होना, 
रोमांच होना । 

पुलकित (वि०) [पुलक--इतच्‌] जिसके रोंगटे खड़े हो 
गय हे, रोमांचित, गदगद, आनन्दित, ह्षोत्फुल्ल । 

पुलकिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी ) [पुलक--इनि | रोमांचित 
जिसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गये हें,--प्‌० कलम्ब 
वक्ष का एक प्रकार । 

पुलस्ति:, पुलस्त्यः [पुल--क्विपु--पुल -- अस्‌--ति, पुल- 
स्ति+-यत्‌ | एक ऋषि का नाम, ब्रह्मा का एक मानस 
पुत्र--मनु० १।२५। 

पुला | पुल-|-टाप्‌ | मुदु ताल, गले का कोव्वा, ताल 


जिद्धा । 


( ६२६ ) 


पुलाक:,-कम्‌ |पुल--आक्‌ नि०] ॥. थोथा या मरझाया 
हुआ अन्न, कदन्न 2. भात कः पिंड 3. संक्षेप, संग्रह 
4. सक्षिप्तता, संहृति 5. चावलों का मांड 6. क्षिप्रता, 
दुतता, त्वरा । 

पुलाकिन्‌ (पुं०) [ पुलाक-|-इनि ] वक्ष । 

पुलांधितम्‌ | ->पलायित, पृथो ० ] घोड़े की सरपट चाल । 

पुलिन:,-नम्‌ | पुल--इनन्‌ किच्च ] . रेतीला किनारा, 
रेतीला समद्रतट-रमते यमुनापुलिनवने विजयी मुरारि- 
रधुना--गीत० ७, रघु० १४५२, कभी-कभी ब० व० 
में प्रयकत--कालिदा: पुलिनेष॒ केलिकुपिताम॒त्सज्य 


रासे रसम--वेणी ० १२ 2. नदी का प्रवाह हट 


जाने से तट पर बना छोटा टापू, लघ॒द्वीप 3. नदीतट । 

पुछिनवती [ पुलिन -+- मतुप्‌, वत्वम्‌, डीप्‌ | नदी । 

पुलिदका[ पुल -- किदचू, कन ] . (प्रायः ब० व० में) 
एक असम्य जाति का नाम 2. इस जाति का एक 
मनुष्य, बबेर, अशिष्ट, जंगली, पहाड़ी --रघ्‌० १६। 
१९,३२२ । 

पुलिरिक: (पं०) साँप । 

पुलोमन (पुं०) एक राक्षस का नाम, इन्द्र का श्वसुर । 
सम०---अरि:,--जित्‌,--भिद्‌,--ठ्विष (१०) इन्द्र के 
विशेषण,--जा,--ुत्री शची, पुलोमा की पुत्री तथा 
इन्द्र को पत्नी । 


(म्वा०, दिवा० क्रया०-पर०>-पोषति, पुष्यति, 
पुष्णाति ), 4. पोषण करना, (छाती से लगाकर ) दूध 
पिलाना, पाझना, पोसना, शिक्षित करना--तैताद्य 

वत्समिव लोकमम्‌ं पुषाण --भतं ० २।४६, भग० १५! 
१३, भष्टि० ३३१३, १७।३२ 2. सहारा देना, भरण 
पोषण करना, परवरिश करना 3. बढ़ने देना, खिलना, 
विकसित होना, राहत मिलना--पुपोष लावण्यमयान 
विशेषानू--कु० १।२५, रघृ० ३॥३२, न तिरोधोयते 
स्थायी तेरसौ पुष्यते परम्‌ू--सा० द० ३ 4. बढ़ाना 
वृद्धि करना, आगे बढ़ाना, वर्धन (मृल्यादि )--पंचा- 
नामपि भूतानामृत्कर्ष पुपुषगंणा::---रघु० ४॥११,९॥५ 
5. प्राप्त करना, अधिकार में करना, रखना उपभोग 
करना भतूं० ३।३४ 6. बतलाना, दिखलाना, धारण 
करना, प्रदर्शन करना--वपुरभिनवमस्या: पृष्यति 
स्‍वां न शीभां --श० १११९, कु० ७।१८,७८, रघ्‌ ० 
६।५८, १८।३२, न हीदवरव्याहृतयः कदाचित्पुष्ण॑ंति- 
लोके विपरीतमर्थम-कु० ३।६३, मेघ० ८० 7. बढ़ना, 
पुष्ट हीना, फलना-फूलना, समद्ध होना 8. प्रशंसा 
करना, स्तुति करना,-पप्रेरं" या चुरा० उभ० 
पोषयति-ते 4. पालन-पोषण करना, परवरिश 
करना, भरणपोषण करना आदि 2. बढ़ाना, उन्नति 
करना । 
पुष्करम्‌ [पुष्क पुष्टि राति-रा--क] .नतीछला कमल 2. हाथी 


जीत हेस-गनगन2रउ<....---->म नाक 


र्शारशीत०ु्ूम ाााााा-जामा “मामा न्नाए-गाहा'-गाहा'- नी-आका.. शाम "छा “के तनमन 


की जिद्ठा की नोक--शि० ५।३० 3, ढोल का 
चमड़ा अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ उस पर चोट मारी 
जाती हँ--पुष्करेष्वा हतेष--मेघ ० ६६, रघु० १७।११ 
4. तलवार का फल 5. तलवार का म्यान 6. बाण 
7. वायू, आकाश, अन्तरिक्ष 8. पिंजड़ा 9. जल 
0. मादकता ॥7]. नृत्यकला 2. युद्ध, संग्राम 
43. एकता 4. अजमेर के निकट एक प्रसिद्ध तीथ- 
स्थान,---रः . सरोवर, तालाब 2. एक प्रकार का 
ढोल, धौंसा, ताशा 4. सूर्य 5. अनावृष्टि या दुभिक्ष 
पंदा करने वाले बादलों का समह--मेघ० ६, कु० 
२।५० 6. शिव का विशेषण,--र:/--रम॒ शिव के 
सात विशाल प्रभागों म से एक । सम०--अक्षः विष्ण 
का विशेषण,--आखरूय:,--आह्वुः सा रस-- ती थे; स्नान 
करने का एक प्रसिद्ध स्थान -दे० ऊ० पुष्कर,-पत्रम्‌ 
कमल का पत्ता, --प्रियः मोम:,--बोजम्‌ कमलगट्ठा, 
->व्या धब्रः घडियाल,---शिखा कमल की जड़,-स्थपति: 
शिव का विशेषण, --सज्‌ (स्त्री ०) कमलों की माला। 


पुषकरिणी [ पुष्करिन्‌-- छीप ] . हथिनी 2, कमलसरोवर 
3, सरोवर, जलाशय 4. कमल का पौधा | 

पृष्करिन (वि०) (स्त्री०)-णी) [ पुष्कर --इनि ] कमलों 
से भरी स्थली, (पुं०) हाथी। 

पुष्कलक (वि०) [ पुष्‌ -कलूच्‌, किच्च, पृष्कसिध्मा० रूच 
वा--तारा० ] . बहुत, काफ़ी, प्रचुर--भक्षितेनापि 
भवता नाहारो मम पुष्कल:-हि० १८४, मनु० 
३।२७७ 2. पूरा, समस्त -भग० ११।२१ 3. समद्ध, 
उज्ज्वल, शानदार 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमुख 5. निकट- 
वर्ती 6. निर्षोषमय, गूँजन वाला, प्रतिध्वनि करने 
वाला, -- लः . एक प्रकार का ढोल 2. मेरु पर्वत का 
विशेषण,---लम्‌ . ६४ मृटिठ्यों के बराबर एक 
विशेष तोल या माप 2. चार ग्रास की भिक्षा । 

पुष्कलक: [ पुष्कल --कन्‌ ] . कस्तूरी-मुग --सीसमि्नि पुष्क- 
लको हतः--सिद्धा ० 2. कूंडी, वटखनी, फन्नी । 


पुष्ट (भू० क० कृ०) [ पुष-+कत | . पाला-पोसा, 
खिलाया-पिलाया, परवरिश किया गया, शिक्षित 
किया गया 2. फलता-फलता हुआ, बढ़ता हुआ, 
बलवान, हृष्टपुष्ट 3. टहल किया गया, देखभाल 
किथा हुआ 4. समृद्ध, प्री तरह सम्पन्न 5. पूर्ण, पूरा 
6. पूरीध्वनि वाला, ऊची आवाज़ वाला 7. प्रमख | 

पुष्टि: (स्त्री०) [ पुष्ट--क्तिन | । पालन-पोषण कला, 
पालना परवरिश, करना, 2. पालन पोषण, संवर्धन, 
वद्धि, प्रगति -- यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोषपि तनोषि 
परिमले: पुष्टिम्‌ >भामि०ण १।१२ 3. पराक्रम 
शालिता, स्थूलता -  अन्धस्य वृष्टिरिव पुष्टिरिवात॒रस्य 
>मच्छ० १।४९, 4. धन-दोलत, सम्पत्ति, सुख का 
साधन,--रघु० १८।१२ 5. समझ्धि, सम्पन्नता 6. 


( ६२७ ) 


विकृप्स, पूणता। सम०--कर (वि०) 

पुष्टि कारक, --कमन्‌ (नपुं) सांसारिक संपन्नता प्राप्त 

करने के लिए किया जाने वाला धामिक अनुष्ठान, 

--द (वि०) संवर्धनकारी, समृद्धिकर,---वर्धन (बि०) 
कल्थाणका री, समृद्धि कारक (नः) मुर्गा । 

पुष्प (दिवा० पर० 


तस्य पयस: --उत्तर ७० २३।१६ । 

पुष्पम्‌ | पुष्पु+अच्‌ |[। फूल, कुसुम 2. रजः ख्राव, 
रजोधर्म - यथा “पुष्पवती' में 3. पुखराज 4. आंखों 
का रोग विशेष, श्वेतक 5. कुबेर का रथ-ददे० 
'पुष्पक 6. शोय॑, (प्रेमकी भाषा में ) नम्नता 7. विस्तार 
होना, खिलना, प्रफलल होना (इस अथ॑ में पुं० भी ) । 
सम० --अंजनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन की भांति 
प्रयकत होती ह,--अंजलिः फूलों की अंजलि,--अभिषेक 
5 स्तान,--अंबजम्‌ पुष्प रस या मकरन्द, -- अक्चयः 
फलों का चुनना, फूल एकत्र करना, - अस्त्र: कामदेव 
का विशेषण,--आकार (वि०) फूलों से समद्ध, 
>मासोी न्‌ पुष्पाकर:--विक्रम ० १।९, आगमः 
बसन्त ऋतु, -आजोवः माली, मालाकार, . आपीड: 
फलों का गजरा,--आयुध:, --इषः कामदेव,-- आसवम्‌ 
मधु,-आसारः फूलों की बीछार-मन॒ु० ४३, 
-“उद्गमः फूलों का निकलना,--उद्यानम पुष्प वाटिका, 
- -उपजोबिन (प०) माली, बागवान, मालाकार, 
“काल; . फूलों का समय, बसन्‍त ऋतु 2. मासिक 


रजोघमं का समय, -- कासीसम्‌ एक प्रकार का कसीस, 
>कीटः भोंरा, - केतनः का मवेव,--केतुः कामदेव 
(नपुं) . पुष्परस, मकरंद 2. पुष्पांजन,--गहम्‌ फलों 
का घर, पुष्प संघारक,--घातकः बाँस,--चयः 4. फूल 
चुनना 2. फूलों का संग्रह,--चापः का मदेव,--चामरः 
' एक प्रकार की बेंत,--जम्‌ फूलों का रस,-दः वक्ष, 
--दंतः !. शिव के एक गण का नाम 2. महिम्नस्तोत्र 
के रचयिता का नाम वायब्य कोण में अधिष्ठित 
दिग्गज, --दामन (नपुं०) फूलमाला,--द्गरबः . फलों 
का रस मकरंद 2. फूलों का आसव,---द्वमः पुष्पग्रयान 
वक्ष,--धः ब्रात्य ब्राह्मण की सन्तान--तु० मन्‌० 
१०।२१,--धनुस ,-धन्वन्‌ (पूं० )कामदेव-शि० ९।४१, 
कु० २।६४,--धारणः विष्ण .का विशेषण,--ध्वजः 
कामदेव,--निक्षः भौंरा, --निर्यासः,--निर्यासकः पुण्प- 
रस, मकरंद, फलों का रस,--नेत्रम फूलनली , --- पत्रिन 
(१) कामदेव,--पथः योनि ---पुरम्‌ पाटलिपुत्र-रघु ० 
६।२४, --प्रचय:,--प्रचायः फूल तोड़ना, फूल चुनना, 
--प्रवाधिका फूलों का चुनना,--प्रस्तारः पृष्पशय्या, 
फूलों का ब्िछौना,--बलिः फूलों की भेंट या चढ़ाव), 
-बाण:, --बाण: कामदेव,--भव: पुष्परस, मकरंद, 


पृष्यति) खुलना, घोंकना या | 
फंकना, विस्तार करना, खिलना - पुष्प्यत्पुष्क रवासि- 


पौष्टिक, 


_्म्ग्माज पर्स: सपा! 7: [हम नशा" फनी : हक : कप -ूू का फदम पाकर कट सदर“ रू कु: ८-जा, 


४... ______ का ह ."....... एक... कक .."हडठफह8..... 8आ#। समा ...ह».»ह.»ओ2डड न छका - 0 +> जा औ्॥॒ आओ 


तक ब तब षू६छण्ण्न्ग्््््_्््््न्न्न्न-न्न्न्ननननऊ्नऊन्ननऊ्नन्_न्न्_्__न्_न_न्_न्न्नन्ऊ्नन्नन_न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्न्न्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्न्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ब्ग्ग्ग्न्न्न्न्नग्न्न्न्ग्ग्ग्ग्न्न्न्न्न्न्न्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ब्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्ग्ग्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग गज नन्न्नन्न्न््ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्न्ग्ग्ग्ग्न्न्नन्ग््ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब््ब््न्न्न्न्न्नन्न्न्ग्ग_्_न_्_्ग््न्ज्_्न्न्नन्नऊनन्न्न्न्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्ग्ग्_ग्ण)भ$3्म्ग जज जजजजजर्न्‍्ज वजज_्_्ज्धज्ग्ग गली ली आरा जत मय 


--मंजरिका नीला कमल,--माला फलमाला,- मास: 
. चेत्र का महीना 2. वसंत ऋतु,-- रजस्‌ ( नपुं ) पराग, 
-रथः हवा खोरी के काम आनेवाला रथ (जो युद्ध के 
लिए न हो,--रसः फूलों का रस, मकरंद,--आद्वयम्‌ 
मधु--राग:,/---राजः पुखराज,--रेणुः पराग--वायु- 
विधूनयति चम्पकपुष्परेणन्‌ू-- कवि०, रघु० १३८, 
--रोचनः नागकेसर का वृक्ष,--लावः फूल चुनने 
वाला, (वी) फूल चूनने वाली, मालिन-मेघ ० 
२६,-लिक्ष:, - लिह (पूं) भौरा,--बटुकः रसिया, 
बांका, छैल-छबीला, - बर्ष:.--वर्षणम्‌ फूलों की बौछार 
--रघृ० १२।१०२,-- वाटिका,--वाटी फूलवाटी, 
--वुक्षः पुष्पप्रधान वृक्ष--रघु० १२।१४,-- बेणी 
चोटी में लगाया हुआ फलों का गजरा, फूलों की 
माला,-- शकटी आकाशवाणी, --ञश्षय्या, फूलों की सेज, 
फलों का बिछोना,--शर:,-- शरासनः,--- सायकः काम- 
देव,--समयः बसनन्‍्त,--सारः,--स्वेदः फूलों का रस, 
मकरद,-- हासा रजस्वला स्त्री,--होना गतातंवा स्त्री, 
जिसकी बच्चे पंदा करने कों आयु बीत चुकी हो । 

पुष्पकम्‌ [ पुष्प+-कन्‌ | 4. फूल 2. पीतछू की भस्म 3. 
लोहे का प्याला 4. कुबर का रथ (जिसे कुबेर से 
रावण ने छीन लिया था, तथा जी फिर राम ने ले 
लिया था )-रघृ० १२।४०, १६।४६ 5. ककण 6. एक 
प्रकार का पुष्पांजन 7. आंखों का एक विशेष रोग । 

पुष्पंधय: [ पुष्प-+-धे-+ खश, मुम | भौंरा। 

पुष्फ्लकः | पुष्प--लक --अच | स्थाणु, खटा, फन्नी, कील । 

पुष्ववत्‌ (वि०) [ पुष्प--मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 4. प्रफुल्ल, 
फूलों से युक्त 2. फूलों से जड़ा हुआ (पुं०-द्वि० व०) 
सूर्य और चन्द्रमा,--ती रजस्वला स्त्री--पुष्पवत्यपि 
पवित्रा--का ० २० । 

पुष्पा | पुष्प -|-अच --टाप्‌ | चम्पा नाम की नगरी । 

पुष्पिका [ पुष्प) ण्वल--टाप्‌, इत्वम्‌ ] . दांतों पर जमी 
हुई मल 2. लिगच्छद में जमी मेल 3. अध्याय के 
अन्तिम शब्द जिनमें वणित विषय की सूचना दी जाती 
ह--इति श्री महाभारते शतसाहस्यां संहितायां वन- 
४: वां अम॒को&्ध्याय: । 

पुष्पिणी [ पुष्पिन्‌ --डीप्‌ | रजस्वला स्त्री । 

पुष्पित (वि०) [ पुष्प्‌ +क्त ] !. फलों से युक्त, विकसित 
फूलों से भरा हुआ, खिला हुआ--चिरविरहेण विलो- 
क्य पुष्पिताग्राम--गीत० ४, यहाँ “पुष्पिताग्रा' एक 
छंद का भी नाम है 2. फूलों से अलक्ृत, (भाषण) 
भड़कीला 3. फलों से लदा हुआ, फलों से सम्पन्न 
“यथा --सुवर्णप ष्पिता पृथ्वी -- पंच० १।४५ 4. पूर्ण 
विकसित, पूरी तरह खिला हुआ, -ता रजस्वला स्त्री । 

पुष्पिन्‌ (वि०) [ पुष्प-इनि ] . फूल धारण करने 
वाला, प्रफुल्ल 2. फूलों से भरा हुआ, फूलों से समद्ध । 


( एऐर८ ) 


पुष्य: [ पुष--क्यप्‌ ] . कलियुग 2. पौष का महीना 
3. आठवाँ नक्षत्र (तीन तारों का पुूँज), इसे “तिष्य 
नाम से भी पुकारा जाता है । सम०-रथ:--पुष्य रथ । 

पुष्यलकः [ पुष्य +लक्‌ +-अच्‌ ] दे० शुष्पलक' । 

पुस्तम्‌ [ पुस्त--घञा ]. पलस्तर करना, लेप करना, 
रेखाचित्र बनाना 2. भिट्टी का शिल्पकाय, मिट्टी के 
खिलौना बनाना 3. भिट्टी, काष्ठ या किसी धातु की 
बती कोई वस्तु 4. पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक । 
सम०--कर्मनु (नपूँ०) लीपना-पोतना, चित्रकारी 
करना । 

पुस्तक,-कम्‌, पुस्ती [ पुस्त-+-कन्‌, छीप्‌ वा ] पोथी, हाथ 
की लिखी पुस्तक । 

प्‌ (म्वा० दिवा०,-आ०, क्या ० उभ०- पवते, पुनाति, पुनीते 
पृत, प्रेर०--पावयति-इच्छा ० पृपृषति, पिपविषते) 
. पवित्र करना, छानना, शुद्ध करना (शा० और 
आलं० ) अवश्यपाव्यं पवसे -भष्टि० ६।६४, ३।१८, 
--पण्याश्रमदशेनेत तावदात्मानं पुनीमहे--श० १, 
मतु० १।१०५, २।६२, याज्ञ ० १।५८, रथु० १।५ ३ 
भग० १०।३१ 2. निथारना 3. भूसी साफ करना, 
फटकना 4. प्रायश्चित्त करना, परिमार्जन करना 
5. पहचानना, विवेक करना 6. सोचना, उपाय ढूंढना, 
आविष्कार करना । 

पृगः [ पू+गन्‌, कित्‌ ]. समुच्चय, ढेर, संग्रह, मात्रा 

--शि० ९।६४ 2. समाज, निगम, संघ-याज्ञ ० 

२।३०, मन्‌ु० ३।१५१ 3. सुपारी, पूगी--- रघु ० ४ं।४ै४ 

६।६२, १३।॥१७ 4. प्रकृति, ' गुण, स्वभाव,>गर्त्‌ 

सुपारी । सम०- पात्रम . थूकने का बत॑न, पीकदान 

2. पान-दान,--पीटम्‌,-- पीडम्‌ थूकने का बर्तन, 

-5फलम सुपारी,--वेरम्‌ अनेक लोगों से शत्रुता । 

(चुरा० उभ०-पूजयति-ते, पूजित) . आराधना 

करना, पूजा करना, अचंना करना, सम्मान करना, 

सादर स्वागत करना-यदपृपुजस्त्वमिह पार्थ म्रजितम- 

पूजितं सताम्‌ू--शि० १५।१४, मनु० ४।३१, भट्टि० 

२।२६, याज्ञ ० २१४ 2. उपहार देना, भेंट चढ़ाना, 

मनु० ७।२०३, सम्‌--. पूजना, अचना करना, 

सम्मान करना 2. उपहार देना, (दक्षिणादि से) 

सम्मानित करना । 

पूजक (वि०) (स्त्री०-जिका) [ पूज्‌+ण्वुल ] सम्मान 
करने वाला, आराधक, पूजा करने. वाला, आदर 
करने वाला--आदि । 

प्जनम | पूज--ल्यट | पूजना, सम्मान करता, आराचघना 
करना--भग ० १७१४ | 

पुजा | पूज--अ--टाप्‌ | पूजा, सम्मान, आराधना, 
आदर, श्रद्धांजलि- रघु० १७९ | सम०--अहें (वि०) 
श्रद्धेय, आदरणीय, पुज्य, श्रद्धास्पद । 


पजित (भू०क० क्ृ०) [ पज-+क्‍्त ] . सम्मानित, 
आदुृत 2. आराधित, प्रतिष्ठित 3. स्वीकृत 4. संपन्न 
5. अनुशंसित, सिफारिश किया हुआ । 
पूजिल (वि०) [ पूजू-+-इलच्‌ ] श्रद्धय,, आदरणीय,--लः 
देव । 
पूज्य (वि०) [ पूज+ण्यचू | आदर का अधिकारी, 
सम्मान क्यो ग्य, आदरणीय, श्रद्धेय,- -ज्यः . इवसुर । 
पुण ( चुरा० उभ० पृणयत्ति--ते) एक जगह ढेर 
- लगाना, संचय करना, राशि लगाता । 
पूत्‌ (अव्य ०) फूंक मारने की अनुकृति का सूचक शब्द । 
पृत (भू० क० कु०) [प्‌ू+क्त] !. शद्ध किया हुआ, 
छाना हुआ, घोया हुआ (आलं० भी)-- दृष्टिपृ्त 
: न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जल विषेत्‌, सत्यपूतां वदेद्वाचं मन: 
पूतं समाचरेत्‌-मन० ६।४६ 2. पिछोड़ा हुआ, 
फटका हुआ 3. प्रायश्चित्त किया हुआ 4. योजनाक्ृत, 
आविष्कृत 5. सड़ने वाला, गला-सड़ा, दुर्गघमय, 
बदबूदार,--तः . शंख 2. सफंद कुश घास, - तम 
सचाइ। सम० - आत्मन (वि०) पविन्न मन वाला 
(पु०) विष्णु का विशेषण, - ऋ्रतायी इन्द्र की पत्नी 
शी, - क्रतुः इन्द्र का विशेषण--भरद्धि ० ८।२९, 
-“तुणम्‌ सफ़द कुश घास, -- द्वः पलाश वक्ष,-- धान्यम्‌ 
तिल -- पाप,--पाप्यन्‌ सत्िष्पाप, पाप से रहित,- फलः 
कटहल का वृक्ष । 


पुतना [पू+णिच्‌+यूच्‌--टाप्‌] एक राक्षसी जी कृष्ण 
को जब वह अबोघ बालक था, मारने का प्रयत्न करती 
हुई, स्वयं उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई 2. राक्षसी 
-- मा पूतनात्वमुपगा: शिवतातिरेधि-- मा० ९।४९ । 
सम० - अरिः, - सूदनः, हतू (पृ०) कृष्ण के 
विशेषण । 

पति (वि०) [पथ --क्तिच ] बदबदार, सड़ा हुआ, दुर्गघ- 
युक्त, दुर्गंध देतेवाला --भग० १७।१०, तिः (स्त्रीः०) 
. पवित्रीक रण 2. दुर्गघ, सड़ांद 3. बदबू--नपुं ० 
. गंदा पानी 2.पीप, मवाद । सम० - अंडः कस्तूरी 
मृग,---काष्ठम्‌ देव दारु वृक्ष,--काष्ठक:ः सरल वक्ष, 
-“गंध (वि०) बदबूदार, दुर्गधय॒क्त, दुर्गंध देने वाला, 
सड़ा हुआ (-घः ) (' सड़ांद, दुर्गंष, बदब्‌ 2. गंघक 
। मा . जस्ता, रांगा 2. गंघक,- ग्रंधि (बि०) 
बदबूदार, दुर्गंध देनेवाला,--नासिक (वि०) दुर्गंधमय 
नाक वाला,--बक्‍त्‌ (वि०) जिसके मूह से बदब्‌ आती 
ही,- ब्रणम्‌ दृषित फोड़ा /जिसमें से पीप निकले) । 

पुकित (थि०) [पूति--क--क] सड़ा हुआ, बदबदार, 
सड़ागला,--कम्‌ कलीद, मल, विष्ठा । 

पूतिका [पूतिक+टाप्‌] एक प्रकार की जड़ी। सम०» 
--मखः दो कोष वाला शंख -। 

पूृनन (धि०) [प्‌-+कक्‍्त तस्य नः | नष्ट किया गया । 


( ६२९ ) 


पृषः [(-+ किप्‌ू, पा-+क | पूआ, दे “अपूप । 

पृपला, -- लो, पुपालिका, पृूपाली, पृषिका [पूप-ला--क 
+टापू, डीप वा; पूषाय अलूति--पूप-+-अल्‌ -+-अच्‌ 
+डीष-+कन्‌ +टापू, हृस्व:, पूप+ अल -+-पच्‌, डीष 
पृूप-/ठन्‌--टाप्‌ू| एक प्रकार का मीठा. पुआ, 
मालपुआ । 

पुयः,--- यम [पय-| अच | पीप, फोड़ या घाव से निकलने 
वाला मवाद, पीप आना, मवाद निकलना- मनु ० 
२३।१८०, ४॥२०२०, १२९|७२॥। सम०-- रक्‍तः नाक का 
एक रोग विशेष (इसमें पीप से युक्त रक्त, या मवाद 
नाक से बहता हैं) (कक्‍्तम) १. कचलोह, मवाद 
2. नथनों से मवाद का बहना । 

गृयनस्‌ [पूय्‌+ल्युट्‌ |>-दे० पूय । 

पुर । (दिवा० आ-पूययते, पूर्ण) 4. भरना, पूण करना 
2. प्रसक्ष करना, सन्तुष्ट करता ॥! (चरा० उभ० 
> प्रयति-- ते, पूरित:--प्‌ू० का प्रेर० रूप) 
, भरना--को न याति वशं लोके मरे पिडेन पूरित 
भतं० २।११८, शि० ९१६४ 2. हवा से भर जाना 
(दंख आदि में) फूंक मारना 3. ढकना, घरना 
भटद्टि ० ७४३० 4 पूरा करना, संतुष्ट करना--पूर यतु 
कुतृहलं वत्स:---उत्तर० ४, इसी प्रकार आशां, मनोरथ॑ 
आदि 5. तीज़ करना, (ध्वनि आदि) सबल करना 
6. गंजायमान करना 7. बोझ लादना, समृद्ध करना, 
आ--, 7. भरना, पूर्ण करना, पूरा करना, ऊपर तक 
भरना (आलं० भी )--- रघृ० १६।६५, भग० ११।३०, 
भट्ट ० ६१११८ 2. हवा से भरना, (शंख आदि) 
बजाना -कमंवाच्प में प्रयक्त 3. अन्तग्रेथित करना, 
पिरोना -कऋत॒ु० ३।१८,-- परि, भरना, पूरी तरह से 
भर लेना, प्र -, . भरना, उपहारो से भरना, समृद्ध 
करना -मच्छ० ९।५९, (यहाँ यह दोनों अथ देता हे ), 
सम्‌--, पूरा करना, भरना । 


पुरः [प्र--क] 4. भरना, पूरा करना 2. संतोष देना, 
प्रसन्न करना, तृप्त करना 3. उडेलना, पूति करना 
--अतलपूरा: सुरतप्रदीपा:-- कु० १।१० 4. नदी का 
चढ़ना, समुद्र में पानी का बढ़ना, बाढ़ --रघु० ३।१७ 
5. धारा या नदी का रूप होना, बाढ़ आना - अंब्‌ 
बाष्प” शोणित” आदि 6. जलूखण्ड, सरोवर, तालाव 
7. घाव का साफ़ होना या भरना 8. एक प्रकार की 
रोटी या पूरी,-रम्‌ एक प्रकार का गंधद्रव्य,--उत्पीड: 
बाढ़ या जलाधिक्य । 

पुरक (वि०) [प्र+ण्वल] 4. भरने वाला, प्रा करने 
वाला 2. संतुष्ट करने वाला, तृप्त करने वाला, - क 
. नींबू का पौधा 2. श्राद्ध की समाप्ति षर पितरों को 
दिया जाने वाला पिड 3. (अंकगणित में) गुणक । 

प्रण (वि०) (स्त्री० --णी) [प्र+ल्यद | . भरना, 


पूरा करना 2. क्रम सूचक (अंकों के साथ प्रयुक्त ) 
--जसे द्वितीय, तृतीय आदि-- न प्रणी त॑ समपति 
संख्या--कि० ३।५१ 3. संतुष्ट करने वाला--ण 
. पुल, बांध, सेतु 2. समुद्र,-- णम्‌ . भरना 2. ऊपर 
तक भरना, पूरा करना--रघु ० ९॥७३ 3. फूलना 
सजना 4. प्रा करना, सम्पन्न करना 5. एक प्रकार 
की पूरी या रोटी 6. मृतक काय म॑ प्रयुक्त रोटी 
7. वृष्टि, बरसना 8. ऐंठन, मरोड़ 9. (गणि०» में) 
गणा । सम०--्रत्ययः क्रम सूचक संख्या बनाने वाला 
अत्यय । 


पुरिका [ प्र+डीष्‌--कन्‌ "| टाप्‌ू, हस्वः | पूरी, कचोरी। 
पु्रित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+क्त | 4. भरा हुआ, पूरा 


2. बिछाया हुआ, आच्छादित 3. गणा किया हुआ । 


प्रुष : [ पुर-| कुषनू, नि० दीघ: |--दे ० पुरुष --भामि ० 


पूर्ण 


१७५ | 

(भू० क० कृ०) [ प्र-+-क्त, नि० | 7. भरा हुआ, 
आपूरित, पूरा किया हुआ, अश्र शोक” आदि 
संपर्ण, अखंड, समग्र, समूचा रघृ० ३।३८ 3. पूरा 


किया हुआ, सम्पन्न 4. समाप्त, पूरा 5. अतीत, बीता 


हुआ 6. संतुष्ट, तृप्त 7. घोष पूर्ण, गुंजायमान, 8. 
बलवान, शक्तिशाली 9. स्वार्थी, स्वलीन । सम०» 
--अँक: पूर्ण संख्या,---अभिलाष (वि०) संतुष्ट, तृप्त, 
-- आनकम्‌ . ढोल 2. ढोल की आवाज 3. बतंन 4. 
चंद्रकि रण 5. दे० पूर्ण पात्र (कभी कभी 'पूर्णछिक भो 
पढ़ा जाता हुं,--इन्बुः प्रा चाँद,--उपमा पूरी या 
समची उपमा अर्थात्‌ जिसमे उपमान “उपमंय 
'साधारणधर्म॑ और “उपमाप्रतिपादक शब्द' यह चारो 
अपक्षित बातें अभिव्यक्त की गई हो (विप० लप्तो- 
पमा )--उदा० अंभोरुहमिवाताम्र मुग्धे करतलं तव-- 
दे० काव्य० १०, 'उपमा' के अन्तर्गत भी, - ककुद 
(वि०) पूरे कोहान से यकक्‍त, --काम (वि०) जिसकी 
इच्छाएँ प्री हो गई हैं, संतुष्ट, तृप्त, - कुंभ: 4. पूरा 


कलद्ाय 2. पानी से भरा घड़ा 3. युद्ध करने की विशेष 
रीति 4. (दीबार में) कलश के आकार का गते 
--तदत्र पक्‍वेष्टके पूर्णकुभ एवं शोभते--मुच्छ० ३, 
--पात्रम . जल से भरी गागर 2. कलशपुर, गागर 
भर 3. २५६ म॒दठी भर (अनाज का) तोल 4 
( वस्त्रालंकार आदि) मल्यवान्‌ वस्तुओं से भरा हुआ 
(संदक, टोकरी आदि) बततन जो बंघुबांधवों द्वारा 
किसी उत्सवादि के अवसर पर उपहार के रूप में 
बांटा जाय, अतः इसका सामान्य अर्थ हु वह उपहार 
जो किसी सुखद समाचार के लाने वाले व्यक्ति को 
दिया जाता ह-+कदा म॑ तनयजन्ममहोत्सवानंदनि 


भेरो हरिष्यति पू्णपात्र परिजन:--का० ६२, ७० 
' ७३, १६५, सखीजनेनापह्लियमाणपूर्णपात्राम-- २९९, 


तत्काम॑ प्रभवति पूर्णपात्रवृत््या स्वीकतुं मम हृदय 
च जीवितं च - मा० ४।१, (पृर्णपात्र की परिभाषा 
>-हर्षादृत्सवकाले यदलंकारांश कादिकम, आईक़ृष्य 
गद्यते पूर्णपात्र स्यात्पूर्णणं॑ं च तत्‌। या--वधरपिक 
यदानेंंदादलंकारादिक पुनः, आक्ृष्य गद्मते पृणपात्र 
पूर्णाक॑ च तत्‌ू-हारावली, - बी (वो) जः नींबू, 
--सासो पूणिमा, पूनो । 

पुर्णक: [ पूर्ण+-कन्‌ | !. एक प्रकार का वृक्ष 2. रसोइया 
3. नीलकंठ । 

पुणिसा, पूणिमासी [ पू+निझूज्/पूणि, माऊ॑क+टाप, 
पुणि+-मास--डीप्‌ ] वह दिन जब चन्द्रमा पूर्ण हो 
जाता हैं, पूनो --न० २।७६ । 

पूर्त (बि०) [ पूर-क्त नि० | ।. पूर्ण, पूरा 2. छिपाया 
हुआ, ढका हुआ 3. पालन-पोषण किया गया, रक्षा 
किया गया, - तेंम . पति 2. पोषण, पालन 3. पुर- 
स्कार, पात्रता 4. पावन, उदारता का कृत्य-परिभाषा-- 


वापीकृपतडागादिदेवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः 


पृत॑मित्यभिधीयते -- मनु० ४॥२२६, (विप० दइृष्ट ) 
-- अत्रि द्वारा इसकी परिभाषा - अग्निहोत्र तपः सत्य 
वेदानां चेच पालनम, आतिथ्यं वश्वदेवरच इष्टमित्य- 
भिधीयते) -तु० “इष्टापूर्त । 

पृतिः (स्त्री०) | पूर--क्तिन्‌ | . भरना 2. पूरा करना, 
पृर्णता, सम्पन्नता 3. तृप्ति, संतुष्टि । 


पृर्वं (वि०) [ पूवें-+अच्‌ ] (जब काल और दिशाकी 
दृष्टि से सापेक्ष स्थिति प्रकट की जाती हूँ तो इस 
शब्द के रूप सवनाम की भांति होते हैँ, परन्तु वह भी 
कृर्तृं० व० व०, तथा अपादान० व अधिकरण० एक, 
व० में विकल्प से) 4. सामने होने वाला, प्रथम, 
प्रमुख 2. पूर्वी, पूर्व दिशा में स्थित, के पूर्व मे ग्रामा- 
त्पर्वंतः पूर्व: 3. पहले कः, से पहला 4. पुराना, प्राचीन 
-पूर्वसूरिभि:--रघु० १।४ 5. पूर्वोक्त, विगत, पिछला, 
पहला, पूर्वंगामी (विप० उत्तर ), इस अथ में प्राय: 
समास के अन्त में प्रयकत यथा “श्रुतपूर्वं 6. उपय्‌ कत, 
पूर्वोक्त 7. (समास के अन्त में) पूव॑वर्ती, से युक्त, 
अनुसेवित संबंधमाभाषणपूव॑माहु:--रघु०_ २।५८, 
पुण्य: शब्दों मुनिरिति मुहुः केवल राजपूर्व: - श० 
२।१४, तान स्मित॑पूवमाह - कु० ७४७ ५॥३१, 
दशपूर्व रथं यमाख्यया दशकंठारिगुरु विदुर्बंधा: -रघु० 
८।२९--इसी प्रकार 'मतिपूर्व -- मनु० ११।१४७ 
'इरादतन' जानबूझकर --१२।३२,--अबोधपुर्वेम्‌ अन- 
जाने श० ५३, -वेः पूव॑ज, पूर्व पुरखा, बाप दादा 
--पूर्वे: किलायं परिवधितो नः -रघु० १३॥३, पय: 
पूर्वी: सनिश्वास: कवोष्णमुपभुज्यते १६७, ५।१४, 
--बम अगला भाग, -बेम्‌ (अव्य०) ॥. से पहले 
(अपा० के साथ) मासात्यूव॑ंम 2. विगत काल में, 


) 


पहले, प्रारंभ में, पृव॑तः, पहले ही त॑ पूर्वमभिवादयेत्‌ 
+ मनु० २।११७, २।९४, ८।२०५, रघु० १२। 
३५, पूर्वेण--से पूर्व में (संबं० या कम० के साथ ) 
अद्य पृवंम (अब तक' इससे पहले” पृष:-ततः-पश्चात्‌ 
---उपरि पहले तब, पहले बाद में, विगत काल में 
-- परवेम-- अधुना या- अद्य पहले आज । सम०» 
-- अचल:,-- अद्ठिः उदयाचल (पूववे दिशा का पहाड़ 
जिसके पीछे से सूर्य और चन्द्रमा का उदय होता ह ), 
-- अंतः पूव॑वर्ती शब्द की समाप्ति,- अपर (वि०) 
. पूर्वी और पश्चिमी - पूर्वापरों तोयनिधी वगाह्म 
>कुं० १११ 2. पहला और अन्तिश 3. पहले का 
और बाद का, प्व॑वर्ती और परवर्ती 4. किसी दूसरे 
से युक्त, (रमू) !. जो पहले और बाद में हो 
2. संबंध 3. प्रमाण और प्रमेय -- विरोधः असंगति, 
असंबद्धता,- अभिम्‌ख॒ (वि०) (वि०) पूव दिशा की 
ओर म्‌ख किए हुए, या मड़ हुए,-- अम्बुधिः पूर्वी 
सम॒द्र,---अर्जित (वि०) पृवकर्मों द्वारा प्राप्त (तम) 
पंतृक संपत्ति - थेः, - धंम्‌ 7. पहला आधा भाग 
-- दिनस्य पूर्वाधपराधेभिन्ना छायव मंत्री खलसज्ज- 
नानाम्‌ - भ्तं० २।६०, समाप्त पूर्वाधम्‌ -- आदि 
2. (शरीर का) ऊपर का भाग -श० ३, रघ॒ु० १६। 
६, 3. इलोकाध्े का प्रथम भाग, - अह्लः मध्याह्न से 
पर्व, दोपहर से पूवं-मन॒० ४॥९६, ७।८७ (पूर्वाक्नतन, 
पूर्वाक्लतेन (वि०) मध्याह्ष से पूवंकाल संबंधी ), 
--अआवेदकः वादी, मुहई, आपषाढ़ा बीसवाँ नक्षत्र, 
(दो नक्षत्रों का पुंज),. इतर (वि०) पश्चिमी, 
--उक्‍त, -- उदित (वि०) पहले कहा हुआ, उपय वत, 
-- उत्तर (वि०) उत्तरपूर्वी (द्वि० व०--रे) पृववर्ती 


पहले का और बाद का,--कमंन्‌ (नपु ०) !. पहला 
काम या कार्य 2. प्रथम कार्य, पहले किया जाने वाला 
कार्य 3. पूर्व जन्म में किया गया काय,-- कल्पः विगत 
काल, कायः 2. जानवरों के शरीर का अगला भाग 
. पर्चाधन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 
- शै० १७ 2. मनुष्यों के शरीर का ऊपरी भाग 
--स्पृशन्‌ करेणानतपू्वकायम्‌ -- रघु० ५।३२, पर्यक- 
बंधस्थिर प्वेकायम्‌- कु० ३॥४५,-- कालः विगत 
काल, प्राचीन समय, - कालिक,-- कालीौन (वि०) 
प्राचीन,- काष्ठा पूर्व, पूव दिशा,-- कृतम पूव॑जन्म में 
किया हुआ कारये,-- कोटिः (स्त्री०) वाक्‌प्रतियोगिता 
की आरंभिक उक्ति, विवादविषय, पृवपक्ष,-- गंगा 
नमंदा नदी,--चोदित (वि०) उपय कक्‍त, ऊपर बताया 
हुआ 2. पहले से कहा हुआ, या पूर्व प्रस्तुत (आशक्षेप 
आदि)-- ज (वि०) ॥. जिसकी उत्पत्ति पहले हुई 
हो, पहले जन्मा हुआ 2. प्राचीन, पुराना 3. पूर्वी 
(जः) !. बड़ा भाई शि० १६।४४, रघु० १५॥३६ 


( ६९१ ) 


2. बड़ी पत्नी का लड़का 3. पूवपुरुष, बापदादा, 


--जन्मन्‌ (तपं०) पहला जन्म, (पू०) बड़ा भाई 
--रघु० १४।४४, १५।९५,--जा बड़ी बहन, जातिः 
(स्त्री ०) पृव॑जन्म,--ज्ञानम्‌ पूव॑जन्म का ज्ञान, - दक्षिण 


(वि०) दक्षिणपूर्वी ( -णा) दक्षिण पूव दिशा, 
-“दिकपतिः पूर्व दिशा का अधिपति इन्द्र,--दिनम्‌ दिन 
का पूर्वभाग, दोपहर से पूव का समय,-दिल्लू (स्त्री०) 
पृ दिशा, - दिष्टम भाग्य में लिखा, -देवः.प्राचीन 
देवता 2. राक्षस या असुर 3. प्रजनक, पिता,--देशः 
पूर्वी प्रदेश, भारत का पूर्वी भाग,-- निपातः समास में 
शब्द की अनियमित प्राथमिकता -तु० परनिपात, 
- पक्ष: त. अगला हिस्सा या पाश्व 2. कृष्णपक्ष 
(चान्द्रमास का प्रथमपक्ष ) 3. विवाद का पृवपक्ष, 
प्रथमदशनाधारित तक या प्रश्न का दष्टिकोण 3. किसी 
तक का प्रथम आशक्षेप 4. वादी की प्रतिज्ञा 5. अभि- 
योग, नालिश, - पद्म किसी समास या वाक्य का 
प्रथम पद, -पर्बतः उदयाचल जिसके पीछे सूय का 
उदय होना माना जाता हु - पांचालक (वि०) पूर्वी 
पंचालों से संबंध रखने वाला --पाणिनीयाः (प्‌०, ब० 
व०) पूव देश के रहनेवाले पाणिनि के शिष्य, पिता- 
महः बापदादा, पृवज,--पुरुषः . ब्रह्मा का विशेषण 
2. पिता, पितामह या प्रपितामह में से कोई एक 
3. पूवपुरखा,-पूर्व (वि०) प्रत्येक पृ्ववर्तों -फाल्गनी 
ग्यारहवाँ नक्षत्र जिसमें दो तारे सम्मिलित हें 'भ्रव 
बहस्पति ग्रह का विशेषण, -भागः अगला हिस्सा 
-भाव्रपदा पच्चीसवाँ नक्षत्र जिसमें दों तारे सम्मिलित 
हैं,-भुक्तिः (स्त्री०) पहले से किया हुआ अधिकार, 
“भूत (वि०) प्ववर्ती, पहले का, - मीमांसा प्रथम 
मीमांसा, वेद के अंतर्गत कमकाण्डविषयक पच्छा 
(विप० उत्तरमीमांसा या वेदान्त---दे० मीमांसा,-रंगः 
नाटक का उपक्रम या आरभ, आमुख या प्रस्तावना, 
>पू्वरंगं विधायव सूत्रधारों निवर्तते --सा० द० २८३, 
प्वरंग: प्रसंगाय. नाटकीयस्य वस्तुन: --शि० २।८ 
(दे० इस पर मल्लि०), रागः आरंभिक प्रेम, दो 
व्यक्तियों के मिलन से पृवं (श्रवण दशन आदि के 
कारण) उनमें उत्पन्न होनवाला प्रेम, -रात्रः . रात 
का पहला भाग,--रूपम्‌ . होने वाले परिवर्तन का 
संकेत 2. रोग होने का लक्षण 3. दो सहवर्ती स्वर 
या व्यंजनों में से पहला जो स्थिर रहे, --बयस (वि०) 
बच्चा--वतिन (वि०) पहले से विद्यमान, पहले का, 
पहले होन॑ वाला, --बादः बादी द्वारा प्रस्तुत अभियोग, 
मुहई द्वारा की गई नालिश, -वादिन्‌ (पुं०) अभि- 
योक्‍ता या महई,  वत्तम 4. पहली घटना, -- रघ० 
११।/१० 2. पहला आचरण, झज्ञारद (वि०) शरद 
ऋतु के पूर्वाध से संबंध रखने वाला,-- शलः दे० पूर्व- 


है 


पवत, --सकथम्‌ जंघा का ऊपरी भाग,--सध्या 
प्रभातकाल, पो फटना,-शि० ११।४०,--सर (वि०) 
अग्रेस र,-- सागरः पूर्वी समुद्र ---रघु० ४॥३२, - साहस: 
हला या सबसे भारी अथंदण्ड, - स्थितिः (स्त्री०) 
पहली या प्रथम अवस्था । 

प्रवेक (वि०) [प्व--कन] (समास के अन्त में) . 
प्ववर्ती, अनुसेवित-अनामयप्रश्नपृवंकमा ह---श ० ५ 2. 
प॒ववर्ती, पिछला, --- कः पूव॑ज, बापदादा । 

पृवंगम (वि०) [पृव-+गम्‌+-खच्‌ | पहले जान वाला, 
पबवर्ती । 

पु्वंत: (अव्य०) [पूव॑ +-तस्‌ | !. पर्व में, पूव की ओर, 

-रघ्‌ ० ३।४२ 2. पहले, सामने । 

पुत्र (अव्य ०) [प््व-+-त्रलू] पव॑वर्ती भाग में, पहली 
जगह । 

पृबंबत्‌ (अव्य०) [पृव --वरति] पहले की भांति । 

पुविन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) पूर्वीण (वि०) [पृवं--इनि, 
पृवे-+-ख | . प्राचीन 2. पंतक । 

(अव्य०) [प्वस्मिन्‌ अहनि-पृव--एदच्युस्‌ू नि० 
साधु | . पहले दिन 2. गत दिवस, बीते हुए कल 
>>मन० ३।१८७ 3. दिन के प्रथम भाग में, पोौ 
फटने पर 4. भोर में, सबरे । 
पुल (म्वा० पर०, चुरा० उभ०>पूलति, पूलयति-ते) 

ढेर लगाना, संचय करना, एकत्र करना । 
पुलः, पलक [पूल ++अच ण्बल वा | गठरो, पुली [ 
पुलाक:>+पुलाक--दे ० । 
पुलिका [ >-पूरिका, रस्य लः | एक प्रकार की रोटी, पूरी । 
पृथः, पृषक: [पूृष्‌ --क, पृष्‌--कन्‌ | शहतूत का वृक्ष । 
पृषन्‌ (पू०) (कतं०-पृषा,--षणौ, --षण:) [प्ष्‌-- 
कनिन्‌ | सूय,--सदा पांथ: पूषा गगनपरिमाणं कलयति 
>>भतं० २।११४, इन्धनौधधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति 
पृषणम्‌--शि० २।३। सम०--असुहृद्‌ (पुं०) शिव 
का विशेषण,-आत्मज: . बादल 2. इन्द्र का विशेषण 
--भांसा इन्द्र का नगर (अमरावती) 
| (तुदा० आ०--प्रियते, पत )-व्यस्त होना, सक्रिय होना 

(बहुधा उपसगे के साथ) -काय व्याप्रियते 

>दे० व्यापत--प्रर० (पारयति-- ते) 7. काम 

कराना, काम पर लगाना, सौंपना, नियत करना 

(बहुधा अधि० के साथ ) व्यापारित: शूलभूता विधाय 

सिहत्वमंकागतसत्त्ववत्ति--रघ्‌ृ० २।३८ 2. रखना, 
जड़ देना, निश्चित करना, निदेश देना, ढालना--- 
व्यापारयामास कर किरोटं--रघु० ६।१९ उमामुख 

'''व्यापारयामास विलोचनानि---कु० ३।६७, व्यापा- 

रितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणे:--वेणी ० ३।१९, रघु० 

१२।२५ | 
॥ (जुहो० पर०--पिर्पति, पूर्ण) . आगे ले जाना 2. 


कह 


पर्व 


( ६३२ ) 


से मकक्‍्त करना, प्रकाशित करना 3. भरना 4. रक्षा 
करना, जीवित रखना, जीवित रहना 5. उन्नति 
करना, प्रगति करना । 

!] (क्रया० पर० पृणाति) रक्षा करता | 

!५४ (चरा० उभ ०--पारयति-ते, कभी-कभी पार स्वतंत्र 
घात मानी जाती हैं) . पार ले जाता, नाव से पार 
उता रना 2. किसी वस्तु के दूसरे पारवें पर पहुंचता 
निष्पन्न करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न करना, 
(व्रत का) पूरा करना 3. योग्य या समर्थ होना 
-अधिकं न हि पारयामि वक्‍तुम--भामि० २।५९, श० 
४ 4. सौंपना, बचाना, उद्धार करना, निस्तार 
करना । 

ए (स्वा० पर०--पृणेति ) . प्रसन्न करना, खुश करना, 
तृप्त करना 2. प्रसन्न होना, खुश होना । 

पुकक्‍्त (भू० क० क्ृ०) [पच्‌+क्त] . मिश्रित, संपक्‍त 
--रंघ्‌ ० २।१२ 2. स्पष्ट, संपर्क में लाया गया, स्पशी 
करने वाला, संय क्त,--क्तम्‌ संपत्ति, दौलत । 

पुष्ति: (स्त्री०) [पृच-+-क्तिन्‌] स्पर्श, संपक , संयोग । 

पुकथम [पृच्‌ -+ थन | संपत्ति, धन-दोलत, वैभव । 

पृच्च । (अदा० आ० पकक्‍ते, पृुकूण) संपक में आना । 

]। (र॒ुघा० पर० प्‌ णक्ति, पृक्त) संपक मे छाना 
म्मिलित होना, मिल जाना--एवं वदन्‌ दाशरथिर- 
पुणग्धनषा शरम्‌--भट्ठि ० ६३९ 2. मिश्रण करता 
मिलाना 3. संपर्क में होना, स्पर्श करना 4. संतष्टं 
करना, भरना, संतृप्त करना 5. बढाना, वृद्धि करना 
सम्‌ -,मिश्रण करना, घोलना, मिलना, भिलाना- 
वागर्थाविव संपक्तौ--रघ० ११, भट्टि० १७।१०६, 
दे० संपक्त ॥ (भ्वा० पर०, चरा० उभ० पर्चत, 
पच्यति-ते) . स्पर्श करना, संपक में आना ८ 
रोकना, विरोध करना । 

॒च्छक: [ प्रच्छ+-ण्ब्ल | पुछताछ करने वाला, गवेषणा 
करने वाला--पृच्छकेन सदा भाग्य पुरुषंण विजानता 
“जे 6 ५१|९३, पाज्ञें ० २।२५८ | 

पृच्छनम्‌ [ प्रच्छ -ल्यट ] पूछना, पूछ-ताछ करना । 


पुच्छा [प्रच्छ-।- अकू--टाप्‌ ] . प्रन्‍नन करना, पूछता, पूछ- 


ताछ करना 2. भविष्य विषयक पूछ-ताछ । 

पुृजू (अदा० आ०--पुंक्ते ) संपर्क में आना, स्परशे करना । 

पृत्‌ (स्त्री०) [प्‌ृ+क्विप्‌, तुक] सेना-- (पहले पाँच 
वचनों में इस शब्द का कोई रूप नहीं होता, द्वि० 
वि०, द्वि० व० के परचात पतना' के स्थान मे 
विकल्प से 'पत आदेश हो जाता है । 

पृतना [ प्‌ +तनन्‌+टाप्‌ ]) 4. सेना 2. सेना का एक 
प्रभाग जिसम॑ २४३ हाथो, २४३ रथ, ७२९ घोड़े 
और १२१५ पंदल होते हूँ 3. यद्ध, संग्राम, मठभेड़ । 
सम ०--साहः इन्द्र का विशेषण | 


पथ (चुरा० उभ०--पर्थयति-ति ) 4. विस्तार करना 
2, फकना, डालना 3. भेजना, निदेश देना 


पृथक (अव्य० ) [ प्रथ--अज्‌ कित्‌, संप्रसारण ]. अलूग- 
अलग, जुदा-जुदा, एक एक करके ---शंखा न्द ध्म: पृथक्‌ 
पृथक--भग ० १।१८, मन० ६।२६, ७।५७ 2, भिन्न, 
अलग, भिन्नतापू्वक --भट्टि० ५४, १३।४, रचिता 
पृथगथता गिराम्‌ू---कि० २।२७ 3. जुदा, एक और 
एकाकी--विक्रम ० ४॥२० 4. छोड कर, सिवाय 
अपवाद के साथ, ब्रिना (कर्म० करण० या अपा० 
के साथ) पथग्रामेण, रामात्‌ू, राम॑ वा-सिद्धा ०, 
भट्टि ० ९१०९ (प्थक कृ---अलग २ करना, बाँटना, 
जदा-जदा करना, विश्लेषण. करना)। सम० 
--आत्मता 4. अलग-अलग होना, प॒थकता 2. भेद, 
भिन्नता 3. विवेक, निर्णय,--आत्मन (वि०) भिन्न 
अलग--आत्मिका व्यक्तिगत सत्ता, वेयक्तिकता 
--करणम,-क्रिया !. अलग-अलग करना, भेद करना 
2. विश्लेषण करना, -कूल (वि०) भिन्न कुल से 
संबंध रखने वाला,-- क्षेत्र: (पुं०ब० व०) एक पिता 
की विभिन्न पत्नियों से सन्‍्तान, या भिन्न-भिन्न जातियों 
की पत्नियों से सन्‍्तान,--चर (वि०) एकाकी जाने 
वाला, अलग जाने वाला,--जनः नीच पुरुष, ज्ञान- 
रहित, गँवार आदमी, प्राकृत जन, नीच लोग---न 
पथर्जनवच्छचो वश वशिनामत्तम गंतुमहंसि--रघधु ० 
८।९०, क्रि० १४।२४ 2. म्से, बृद्ध, अज्ञानी--शि० 
१६।२९ 3. दुष्ट आदमी, पापी,--भावः पथक्ता 
वयक्तिकता (इसी प्रकार 'पृथकत्वम्‌ ) (वि०) 
भिन्न-भिन्न रूपों या प्रकारों का,--विध (वि०) भिन्न- 
भिन्न प्रकार का, नाना प्रकार विविध,-- शय्या अलग 
सोना,--स्थितिः (स्त्री०) अलग सत्ता । 


पृथवी [ प्रथ--पषवन्‌, संप्रसारण | दे० पृथिवी । 

प॒था (स्त्री०) थाण्ड की दो पत्नियों में से एक, कुन्ती का 
नाम । सम०--जः,-तनयः,-सुतः,-सूनु; पहले तीन 
पांडवों का विशेषण परन्तु प्रायः 'अज॑न' के छिए 
व्यवहृत--अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्ता 
--वेणी ० ३।९, अभितस्तं॑ पथासनः स्नेहेन परितस्तरे 
-+कि० ११।८, -पतिः पाँड का विशेषण । 

पृथिका [ प्रथू+क+क-+-टापू संप्रसारणम्‌, 
कनखजूरा । 

पृथिवो [ प्रथ--पिवन, संप्रसारणम्‌ | पथ्वी (कई 'पृथिवी' 
भी लिखा जाता हें)।। सम०--इन्द्र,-ईश:,-क्षित्‌ 
(पूं ० ),--पालः,-पालक:,-भुज (१०)--भुजः,शक्रः, 
राजा,--तलूम्‌ घरातरू,-- पति: . राजा 2. मत्य्‌ का 
देवता यम,--मंडल:,-लम्‌ भूमंडल,--रुहः वक्ष-पवमान 
पृथिवी रुहानिव--रघ० ८।९,-लोक: मत्यंलोक 
भूलोक: | 


इत्वम्‌ ] 


( ६एऐशरे ) 


(वि०) (स्त्री०-थु,-थ्वी) तुल० प्रथीयस्‌--उत्त ० 
अ० प्रथिष्ठ) [ प्रथ--कु, संप्रसारणम ] 4. चौड़ा 
विस्तृत, प्रशस्त, फलावदार--पृथुनितंब--दे० नीचे, 
सिघों: परथूमपि तनम्‌--मेघ० ४६ 2. यथ॑ष्ट, वहुल 
पर्याप्त--धिक्रम० ४॥२५ 3. विस्तीणं, बड़ा--दश 
पृथतरीकृता:-- रत्न० २।१५, शि० १२।४८, रघु० 
११।२५ 4. विवरणयुक्‍त, अतिविस्तृत 5. बहुसंख्यक 
6. चुस्त, फर्तीला, चतुर 7. महृत्त्वपूर्ण.---थः 4. अग्नि 
का नाम 2. एक राजा का नाम (पथ अंग के पत्र 
वेन का बेटा था। वही पहला राजा कहलाता हैं 
जिससे कि इस भूमि का नाम पथ्वी पड़ा। विष्ण 
पुराण में वणन मिलता ह कि वेन स्वभाव से दुष्ट 
था, जब उसने यज्ञ व पूजा का निषेध किया तो 
पुण्यात्मा ऋषियों ने उसे पीट कर मार डाला, उसके 
पश्चात्‌ राजा के न होने पर देश मे लट मार होने 
लगी, अराजकता फेल गई, फलतः मुनियों ने पृत्रोत्पत्ति 


की इच्छा से मत राजा की दांई भजा को मसला 
तब उससे अग्नि के समान तेजस्वी पथ मिकला 

उसे तुरन्त राजा घोषित कर दिया गया। उसकी 
प्रजा दुभिक्षग्रस्त थी--अत:ः उसने राजा से भोज्य 
फलों को दिलाने की प्रार्थना की जो कि पथ्वी ने देना 
बन्द कर दिया था । क्रद्ध होकर पथ ने अपना धनष 
, उठाया और पृथ्वी को अपनी प्रजा के लिए आवश्यक 
पदार्थ पेंदा करने के लिए बाध्य किया | पश्वी ने 
गाय का रूप धारण कर लिया और राजा के आगे- 
आगे भागने लगी--राजा भी उसका पीछा करता 
रहा। अन्त में पृथ्वी ने आत्मसमपंण कर दिया 
ओर राजा से अपने प्राण बचानं की प्राथना की, साथ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि आवश्यक फल शाकादिक 
प्रजा को मिल सकेंगे यदि उसे एक बछड़ा दे दिया 
जाय जिसके द्वारा वह दूध देने के योग्य हो सके । 
तब पथ ने स्वायंभव मन को बछड़ा बनाया, पृथ्वी 
को दुह्ा और दूध अपने हाथो में लिया जहाँ से सब 


प्रकार के अन्न, शाकभाजियाँ और फलफल प्रजा के 
पालन-पोषण के लिए उत्पन्न हुए। इसके प१रचात्‌ 
पथ के उदाहरण का बाद में नाना प्रकार से अनकरण 
किया गया । देव, मनष्य, ऋषि, पहाड़, नाग और 
असुर आदि ने अपने में से ही उपयक्‍त दोग्धा तथा 
बछड़े को ढेंढा ओर इस पृथ्वी का अपनी इच्छानुसार 
दोहन किया -तु० कु० १।२.),-थुः (स्त्री०) अफोम । 
सम०--उदर (धि०) मोटे पेंट वाला, हृष्ट-पुष्ट 
(र:) मेंढा,--जघन,--नितंब (वि०) नोट और 
विस्तार युक्त कहहों से युक्त--पृथुनितंब नितंबवती 
तव--विक्रम० ४।२६,--पत्र:-त्रमू लाल लहसुन 
“-पश्रथ,-यशस्‌ (वि०) दूर-दूर तक प्रसिद्ध, व्यापक 
८0 


यशस्वी ,--रोमन (पुं०) मछली, युग्मः मीन राशि, 
श्री (वि०) अत्यन्त समद्ध,--श्रोणी (वि०) 

भारी कह्हों वाला,--संपद (वि०) धनवान, दोलत 
मंद,--स्कघः सूअर । 

पथुकः, - कम्‌ [पथ--क-+क ] चौले, चिवड़ें---कः बच्चा 
निन्‍्य जेनन्य: प्थकान पथिम्य:--शि० ३॥३१,--का 
लड़कों | 

पथुल (वि०) [प्त्थ--लच्‌, ला+क वा। चौड़ा, प्रशस्त, 
विस्तृत--श्रोणिषु प्रियकर: पथलासु स्पर्शमाप सकलेन 
तलेन --शि० १०।६५ । 

पथ्वी [परथ-डीष] . पथिवी, धरा 2. पाँच मूल तत्त्वों 
में से एक, पृथ्वी 3. बड़ी इलायची 4. एक छंद [दे० 
परिकश्षिष्ट १)। सम०--ईशः,--पतिः, - पालः, -- 
भज्‌ (पं०) राजा, प्रभ,--खातम्‌ गुफा,-गर्भ: गणेश 
का विशेषण,--गहम गफा, कृतजिम खोह,--जः . वक्ष 
2. मंगल ग्रह । 

पथ्वीका [पृथ्वी--कन +ठाप्‌ ] . बड़ी इलायची 2. छोटी 
इलायची । 

पदाकः [पर्द +काकु, संप्रसारणम्‌, प्रकारलोप:] 4. बिच्छू 
2, व्याध्र 3. सांप, छोटा विषला साप 4. वक्ष 

हाथी 6. चीता । 

पश्नि (ष्ण) (स्पश्‌+नि नि० पृषो० सलोपः] . छोटा, 
छोटे कद का बौना 2. सुकुमार, दुबला-पतला 
3. विविध प्रकार का, चित्तीदार,--हछिनः . प्रकाश, 
की किरण 2. पृथ्वी 3. तारा समूह से युक्त आकाश 
4. कृष्ण की माता देवकी । सम०--गर्भे: - धरः,-- 
भव्र:ः कृष्ण के विशेषण,--श्यूंगंः . कृष्ण का विशेषण 
2. गणेश का विशेषण । 

पृश्िन (ष्ण) का, पूइनी (८णी) [पृरनौ जले कायति- 
शोभते--परश्ति- क- क-+टाप्‌, पश्ति-+छीष | जल 
में पंदा होते वाला एक पौधा, जलकुंभी । 

पृषत्‌ (नपं०) [पष्‌--अति] 7. जल या किसी और 
तरल पदार्थ की बंद (कुछ लोगों के मतानसार केवल 
ब०व० मे प्रयृकत ) | सम०--अंदाः,- अश्वः 4. वायु 
हवा 2. शिव का विशेषण,--आज्यम्‌ दही में मिला 
हुआ घी,--पतिः ( पृषतां पति: ) वायु-बलः वाय्‌ 
का घोड़ा 

पषतः [पृष--अतच ] 4. चित्तीदार हरिण 2. पानी की 
बंद--पृषत रपां शमयतां च रज:--कि० ६।२७, रघु० 
३।३, ४॥२७, ६।५१ 3. धब्बा, निशात-। सम ०-अहय 
हवा, वाय्‌ 

पषत्क: [प्रत+कन | बाण-तदुपोढेश्च नभश्चरः: पृषत्क:- 
कि० ?१३।२३, शि० २०।१८,--उद्धूट १।१, धनभतां 
हस्तवतां पृषत्का --रघ० ७।४५ । 

पष॑ति: [ पप--झिच ] पानी की बूंद--पयः पृषंतिभि 


( (एरे८ ) 


स्पष्टा वांति वाताः: हनन शने:--अमरकोश पर 
भरत । 

पृथभाषा --पृषभासा । 

पृथाकरा [पृष्‌--क्विप, पृ सेचनाय आकीयंते---पष्‌ +- 
आ--क$-+ कर टाप्‌] छोटा पत्थर (जो बाट की 
भांति प्रयकत किया जाय 

प्रषातकम्‌ [ पृषत्‌+आ-+-तक्--अच्‌ ] दही और घी का 
संमिश्रण । 

पथोदरः [पत उदरं यस्य, पषो० तलोपः | (यह शब्द 
पृषत्‌ और उदर से मिल कर बना हूं, पषत्‌ के त्‌ का 
अनियमित कारक के रूप में लोप हो गया। इस 
प्रकार यह शब्द अनियमित' समासों की एंक प्री श्रेणी 
हं-पषोद रादित्वात्साघप्रदे० गण” पा० ४ै।२। १०९ । 

पृष्ट (भू०क०क्ृ०) [ प्रच्छ--क्त | . पूछा हुआ, पता 
लगाया हुआ, प्रश्न किया हुआ, सवाल किया हुआ, 


2. छिड़ा हुआ । सम०--आपनः . धान्य विशेष, 
अनाज 2. हाथी । 
पृष्टि: (स्त्री० ) प्रचछ-|- क्तिन] पूछ-ताछ, प्रइन वाचकता। 


पष्ठम [ पृष्‌ स्पृश् वा थक, नि० साधु: ] . पीठ, पिछला 
हिस्सा, पिछाड़ी 2. जानवर की पीठ --अश्वपृष्ठमा- 
रूढ:--आदि 3. सतह या ऊपर का पाइवें--रघ्‌० 
४३१,१२।६७, कु० ७।५१, इसी प्रकार अवनिपृष्ठ- 
चारिणीम --उत्तर ० ३ 4. (किसी पत्र या दस्तावेज़ 
को ) पीठ या दूसरी तरफ़ -याज्ञ ० २९३ 5. घर 
की चपटी छत 6. पुस्तक का पृष्ठ । सम० -- अस्थि 
(नपुं०) रीढ़ की हड्डी, - - गोप:,--रक्ष: जो किसी 
लड़ते हुए योद्धा की पीठ की रक्षा करे,--ग्रंथि (वि०) 
ककुआन, कबड़ यकक्‍त,-चक्षुस्‌ (पं०) केकड़ा,-च्तल्फ्नभ 
हाथी की पीठ की बाहरी मांसपेशियाँ, - दृष्टि 
. केकड़ा 2. रीक्ष, -- फलम किसी आकृति का फाल्त्‌ 
भाग, -- भागः पीठ, -मांसम्‌ . पीठ का मांस 2. पीठ 
पर की गूमड़ी अद अदन (वि०) चुगलखोर 
बदनाम करन वाला, कलंकित करने वाला (--दम 
>“देनम्‌) चगली, पृष्ठमांसादनं तद्यत्‌ परोक्षे दीष- 
कीतनम्‌ -हेमचन्द्र - तुठप्राकृपादयो: पतति खादति 
पष्ठढमांसम --हि०. १।८१, -यानम्‌ सवारी,--बंश 
रीढ की हडडी -वास्तु (नप॒०) मकान की ऊपर को 
मंजिल, -वाह्‌ (पुं०),- वाह्मयः लद॒दू बैल,-- शय 
(वि पटल बल सोने वाला, --शजूंगः जंगली बकरी 
| (पृ०) (. मेंढा 2. भंसा 3. हिजड़ा 
4. भीम का विदशेषण । 
पृष्ठकम्‌ [ पृष्ठ+-कन्‌ | पीठ । 
पृष्ठतस्‌ (अव्य०) [ पृष्ठ+तसिल ] . पीछे, पीठ पीछे 
पीछे से--गच्छतः पृष्ठतोइन्वियात्‌ -मनु ० ४।१५४ 
८।३००, भग० ११।४० 2, पीठ की ओर, पीछे की 


ओर--गच्छ पृष्ठत: 3. पीठ पर 4. पीठ पीछ चुप- 
चाप, प्रच्छन्न रूप से (पृष्ठतः कु) . पीठ पर रखना 
पीछे छोड़ना 2. उपेक्षा करना, तिलांजलि देना, 
छोड़ देना 3. विरक्‍्त होना, हाथ खींचना, त्याग देना, 
तिलांजलि देना, प्रष्ठतोी गम्‌- अनुसरण करना 
पष्ठतों भ--. पीछे खड़े होना 2. उपेक्षित होना । 

पृष्ठध्ध (वि०) [ पष्ठ-+-यत्‌ ] पीठ से संबंध रखने वाला 
>'छ्ठय: लट॒ट घोड़ा । 


पृष्णि: (स्त्री०) | --पश्नि पृषो ० ] एडी । 


(जुहो ०, क्रया०-- पर ० पिपति, पणाति, पूर्ण-- कर्में० 
पूयते, प्रेर० प्रयति-- ते, इच्छा ० पिपरि (री) षति 
पुपृ्षति) . भरना, भर देना, पूरा करना 2. पूरा 
करना, (आशा आदि) पूरी करना, तृप्त करना 


3. हवा भरना, (शंख, बंसरी आदि) बजाना 
4. संतुष्ट करना, थकावट दूर करना, प्रसन्न करना 
5पितृुनपारीत्‌-- भट्टि ० १॥२ 5. पालना, परवरिश 
करना, पुष्ट करना, पालनपोषण करना, पालन करना । 

पेचकः [ पच्‌--व॒न्‌, इत्वम्‌ ] . उल्ल 2. हाथी की पँछ 
को जड़ 3. पलंग, शय्या 4. बादल 5. जूँ 

पेत्रकिन्‌ (पुं०) पेचिल: [ पेचक--इनि, पच-+इलच्‌, 
इत्वम ] हाथी । 

पंजूषः (पुं०) कान का मेल, घूष, दे० पिंजूध । 

पेट:,-टम्‌ [ पिट- अच ] . थला, टोकरी 2. पेटी, संदृक़, 
“5: खुला हाथ जिसकी अंगुलियाँ फलाई हुई हों । 

पेटक:,-कम्‌ [ पेट--कन्‌ ] . टोकरी, संदृक़, थेला 2. समु- 

ज्चय, गठरी । 
पेटाक: [ >-पेटक, पषों० ] थैला, टोकरी, संदृक़ । 


पेटिका, पेटी | पिट--ण्वल -|-ठाप, इत्वम, पेट--छीष |] 
छोटा थला, टोकरी । 

पेडा [ --पेट, पृषी ० ] बड़ा थला । 

पेय (वि०) [पा+ण्यत्‌ ] . पीने के योग्य, चढ़ा जाने 
के लायक 2. स्वादिएट,--यसे पानीय, मद्य या श्बत 
आदि,-- या भात का मांड, चावलों की लपसी । 

पैयु: (पं०) . समद्र 2. अग्नि 3. सूर्य । 

पेयष:,-षम्‌ [ पीय-- ऊषन, बा० गण: | . अमृत 2. उस 
गाय का दूध जिसे ब्याय अभी एक सप्ताह से अधिक 
नहीं हुआ -सप्तरात्रप्रसूताया: क्षीरं पेयषमच्यते-- 
हारावलोी, मनु० ५।६ 3. ताज़ा घी । 

पेरा (स्त्री०) एक प्रकार का वाद्ययंत्र---भ 

पेल (म्वा० पर०, चुरा० उभ०-पेलति, 
. जाना, चलना-फिरना 2. हिलना, काँपना । 

पेलम, पेलक: | पेल-|- अच्‌, पेल-|- कन्‌ ] अण्डकोष । 

पेलव (वि०) [ पेल-- वा+क ] !. सुकुमार, सुकोमल 
मृदु, मलायम,-घनुषः पेलवपुष्प पत्रिण: - कु० ४॥२९, 
५।४,७।६५ 2. दुबंल, पतला, क्षीण--श० ३॥२२ । 


$ आह % . १ ७।७ | 


>ते) 


( ए२५ ) 


पेलिः, पेलिनू (पुं०) | पेल--इन्‌, पेल--- इनि | घोड़ा । 

पेश (ष, स) ल (वि०) [पिश (ष्‌, स)--अलच ] 
. मृदु, मुलायम, सुकुमार--रघु० ९।४०,११।४५, 
मेघ० ९३ 2. दुबला-पतला, क्षीण (कमर आदि) 
--रघु० १३॥।३४ 3. मनोहर, सुन्दर, लावण्ययुक्त 
अच्छा--भामि० २।२ 4. विशेषज्ञ, चतुर, कुशरू 
“-भेतृ ० ३५६ 5. चालाक, छली । 

पेशिः,-शी | पिश--इन्‌, पेशि-|-छीष | . मांस का पिंड 
2. मांस राशि 3. अंडा 4. पुट्ठा >याज्ञ ७ ३।१०० 
5. गर्भाधान के परचात्‌ शीघ्र बाद का कच्चा गर्भ- 
पिण्ड 6. खिलने के लिए तेयार कली 7. इन्द्र का 
वजञ्ञ॒ (पुल्लिग भी) 8. एक प्रकार का वाययंत्र । 
सम०--कोशः (षः) पक्षी का अंडा । 

 पेषः | पिष्‌ू--घजञा ] पीसना, चूरा करना, कुचलछना--शि० 
९९४५ । 

पेषणम्‌ [ पिष्‌-+ल्यूट | . चूर्ण बनाना, पीसना 2. खलि- 
हान का वह स्थान जहाँ अनाज की बालों पर दायें 
चलाई जाती हैं 3. सिल और लोढी, पीसने का कोई 
भी उपकरण । 

पेषणिः ( स्त्री० ) पेषणी, पेषाकः | पिष्‌--अनि, 
पेषणि +डीष्‌, थिष्‌--आ--कन्‌ ] चक्‍की, सिल, 
खरल । 

पेस्वर (वि०) [ पेस-+-वरच्‌ ] . जाने वाला, घूमने 
वाला 2. नाशकारी । 

पे (स्वा० पर० पायति) सूखना, मुरझाना । 

पंगिः | पिग॑+-इञ्म ] यासस्‍्क का पंत॒कनाम । 

पंजूष: [| पिजूष --अण्‌ ] कान । 

पंठर (वि०) (स्त्री०-री) [ पिठर--अण्‌ ] किसी पात्र 
में उबाला हुआ । 

पंठोनसिः (पूं०) एक प्राचीन क्रषि जो एक धमंशास्त्र 
का प्रणेता है । 

पेंडिक्यम्‌, पेंडिन्यम्‌_[ पिंड-- ठन्‌+ष्यज्यू, पिण्ड--इन्‌ 
+ष्यञ्ण |] भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना, भिक्षा- 
वत्ति । 

पेतामह (वि०) (स्त्री०-ही) [| पितामह-+अण्‌ ]॥. दादा 
या पितामह से संबंध रखने वाला 2. उत्तराधिकार 
में पितामह से प्राप्त 3. ब्रह्मा से गहीत, ब्रह्मा से अधि- 
षिठित, या ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाला- रघु० १५। 
६०,-हाः (ब० व०) पृवप्रखा, बाप दादा। 

पंतामहिक (वि०) (स्त्री०-की) [| पितामह-+-5ठक ] 
पितामह से संबन्ध रखने वाला । 

पेतुक (वि०) (स्त्री०-की) [ पितृ+ठ्झम ] 4. पिता से 
सम्बन्ध रखने वाला 2. पिता से प्राप्त या आगत, 
पुरखाओं से संबध, पिता की परंपरा से प्राप्त---रघू ० 
८।६, १८।४०, मन्‌० ९।१०४, याज्ञ ० २।४७ 3. पितरों 


के लिए पुनीत,--कम्‌ मृत पुरखाओं या पितरों के 
सम्मान में अनुष्ठित श्राद्ध । 

पंतृमत्यः [ पितृमती-+ण्य ] . अविवाहिता स्त्री का पृत्र 
2. किसी प्रसिद्ध पुरुष का पृत्र (पितृमतः पृत्र:) । 

पंतृष्वसेयः, पंतृत्वश्रोयः [ पितृष्वस्‌--ढक्‌, छण्‌ वा | फूफी 
या ब॒वा का बेटा । 

पत्त (वि०) (स्त्री०-त्ती ), पैंत्तिक (वि०) (स्त्री०-की) 
[ पित्त-+-अणू, ठल्ज वा ] पित्तीय, पित्तसंबंधी । 

पत्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [ पितृ+अण्‌ ]. पिता या 
पुरखाओं से संबन्ध रखने वाला, पंतृक, पश्तैनी 
2. पितरों के लिए पुनीत,--त्रम तर्जनी और अंगूठे 
का मध्यवर्ती हाथ का भाग (इस अर्थ में 'पैत््यम' भी ) । 

पेलव (वि०) (स्त्री०-बी) [ पील--अण्‌ ] पील वक्ष 
को लकड़ी से बना हुआ--मनु० २।४५ । 

पशल्यम्‌ [| पेशल-|- ष्यञ्ञ_ | मुदुता, सुशीलता, सुकुमारता | 

पशाच (वि०) (स्त्री०-ची) | पिशाच--अण्‌ ] राक्षसी, 
नारकीय,--चः हिन्दु-धरमंशास्त्र में वाणित आठ प्रकार 
के बिवाहों में से आठवाँ या निम्नतम श्रेणी का विवाह 
(इसमें किसी सोई हुई प्रमत्त या पागल कन्या का, 
उसकी स्वीकृति के बिना उसका कौमारहरण किया 
जाता ह--सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचइचाष्टमोडइधमः--मनु० 
२३।२४, याज्ञ० १।६१ 2. एक प्रकांर का राक्षस या 
पिशाच,--ची किसी धारमिक संस्कार के अवसर पर 
तेयार किया गया नवेद्य 2. रात 3. एक प्रकार की 
अंडबंड भाषा जो रंगमंच पर पिशाचों द्वारा बोली 
जाय, प्राकृत भाषा का एक निम्नतम रूप । 

पृशाचिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पिशाच--ठक ] नार- 
कोय, राक्षसी । 

पशुनम्‌, न्‍्यम्‌ [ पिशुनस्य भाव: कर्म वा, पिशन+पष्यञ्य 
वा |. चुगली, बदनामी, इधर की उधर लगाना, 
कलक-- मनु ० ७।४८, '११।५५, भग० १६॥२ 2. बद- 
माशी, ठग्गी 3. दुष्टता, दुर्भावना । 

पष्ट (वि०) ((स्त्री०-ष्टी) [ पिष्ट--अण्‌ ]-आटे का 
या पीठी का बना हुआ । मर 

पष्टिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पिष्ट--ठज्ा | आटेया 
पीठी का बना हुआ-कम्‌ . कचौड़ियों का ढेर 
2. अनाज से खींचीं हुई, मदिरा। 

पेष्टी | पष्ट--कछीष ] अनाज को सड़ाकर उससे तेयार 
की हुई मदिरा--तु० गौडी । 

पोगंड (वि०) [ पो: शद्धों गंड एकदेशो यस्य-तारा० ] 
. बच्चा, अवयस्क, अपूर्ण विकसित 2. कम या विक्ृत 
अंग वाला 3. विक्ृत, विरूप,--डः बाकूक जिसकी 
आय ५से सोलह वर्ष के भीतर की हो, तु० 
अपोगंड । 


६ एरे६ ) 


पोटः [ पुट+धञ_ |] घर की नींव । सम०--दलः . एक 
प्रकार का नरकुल 2. कास 3. एक प्रकार की मछली । 

पोटक | पट+ण्वलू | नौकर । 

पोटा [| पट-+-अच -+-टाप ] 4. मरदानी स्त्री, परुषों की 
भाँति दाढ़ी वाली स्त्री 2. हिजड़ा, उभयलिंगी 
3. नौकरानी । 

पोटी [ पोट--डीष ] स्थूछककाय मगरमच्छ । 


पोट्टलिका, पोट्टली [ पोट्टली ---कन्‌ -- टापू, हृस्व, पोट-+- 


ली-|-ड डीपू, पृषो ०] पोटली, पुलिदा, गठरी 

पोत: | पू+तन्‌ ]4. किसी भी जानवर का बच्चा, पश- 
शावक, बछेड़ा, अध्वशावक आदि-- पिब स्तनन्‍य पोत 
>-भामि० १।६०, मगपोत:, करिपोतः आदि, वीरपोत 
नया योद्धा-- उत्तर ० ५।३ 2. दस बरस का हाथी 3. 


जहाज, बेड़ा, किश्ती- पोतो दुस्तरवारिराशितरणे 


--हि० २।१६५, मन॒० ७।३२ 4. बसत्र, कपड़ा 5 
पौध का अंकुर 6. घर बनाने की जगह । सम० 


- आव्छादनम तंब्‌,-- आधानम्‌ छोटी-छोटी मछलियों 


का झण्ड, -- धारिन (पं०) जहाज का स्वामी,-- भंग 


जहाज का टूट जाना,--रक्ष: किश्ती या नाव का चप्पू 
या डांड--बणिज (पूृं०) व्यापारी जो समद्र से आ 


जाकर व्यापार करे, --बाहः--खिवया, नाविक । 


पोतक: [ पोत--कन्‌ ] . पशशावक 2. छोटा पौधा 3. घर 


बनाने के निमित्त भूखण्ड । 
पोतासः [ पोत---अस्‌ -|-अच्‌ | एक प्रकार का कपूर | 


पोत्‌ हि ) | पू+तन्‌ | यज्ञ में काय कराने वाले सोलह 
मु 


बजों में से एक (ब्रह्मा नामक ऋत्विज का 
सहायक ) 
पोत्या | पोत-- य-टाप्‌ ] नौकाओं का बेड़ा । 
पोन्रम [ पू+ष्ट्रनू |] . सूअर की थूथन 2. नौका, जहाज 
हल का फलका 4. बज्ञ 5. वस्त्र 6. पोतृ का पद | 
सम ०---आयधः सूअर, वराह । 
पोत्रिन (१०) [ पोत्र-इनि |] सअर, वराह । 
पोलः [ पुल-+-ण ] 4. ढेर 2. राशि, विस्तार । 
पोलिका, पोली [ पोली-|-कन्‌ -|-टाप, हृस्वः, पोल-- 
डीप | एक प्रकार की पूरी (गेहूँ की बनी हुई) 


पोलिदः [| पोतस्थ अलिन्द इव - प्षो० ] जहाज का 
मस्तूल | 

पोषः [पुष्‌--घज्य] . पोषण,क्पालन, संधारण 2. पुष्टि 
वृद्धि, संवर्धन, प्रगति 3. समृद्धि, प्राच॒यं, बाहुल्‍य । 

पोषणम्‌ [ पुष--णिच्‌ --ल्युट्‌ | पोसना, (छाती का) दूध 
पिलाना, पालना, संधारण करना । 

पोबयित्नुः | पुष्‌ -- णिच्‌ --इत्वुच्च |] कोयल । 

पोषित्‌ु (वि०) [ पृुष+णिच्‌--तच्‌ | दूध पिला कर 
पालने वाला, पालन-पोषण करने वाला--[(पुं०) 
परवरिश करने वाला, दूध पिलाने वाला । 


पोषिन, पोष्ट (वि०) [ पुष--णिनि, तच च] दूध 
पिलाने वाला, पालन-पोषण करने वाला-- (पुं०) 
पालक, पोषक, रक्षक । 

पोष्य (वि०) [ पुष+ण्यत्‌ | 4. खिलाय जाने के योग्य 
पालन-पोषण किय जाने योग्य, संपालनीय 2. सुपालित 
फलता-फूलता, समुद्ध । सम ०-परत्नः,--सुतः गोद लिया 
हुआ पुत्र,- वर्ग: ऐसे संबंधियों का समह जो पालन 
पोषण तथा रक्षा किये जाने के योग्य हो । 

पॉइ्चलीय (यि०) (स्त्री० -यी) [ पंश्चली--छण | 
वेश्याओं से संबंध रखने वाला । 

पॉइ्चल्यम [ पुंइचली-ष्यञडा ] वेश्यापन, कुलटापन 
“मत्‌ ० ९।१५ | क्‍ 

पोंसवनम्‌ [| पुंसवन--अण ] दे० 'पंसवन' । 

पॉस्न (वि०) (स्त्री०-- सती) [ पुंस--स्नञ ) ॥. पुरु- 
षोचित---भट्टि० ५१९१ 2. मर्दाना, पौरुषेय,--स्नम्‌ 
मर्दानगी, पौरुष । 

पोगंड (वि०) (स्त्री०-- डी [ पोडंग-|-अण ] बालोचित, 
“-ड्म बचपन, बाल्यावस्था (५ से १६ वर्ष तक की 
आय) । 

पौंड: [ पुंड-अण्‌ ] . एक देश का नाम 2. उस देश का 
राजा, या निवासी 3. एक प्रकार का गन्ना 4. संप्र- 
दायबोधक तिलक 5. भीम के शंख का नाम--पौंड 
दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वकोदर:---भग ० १।१५। 

पॉडक: [ पड--कन्‌ | !. गन्ने (ईंख) का एक भेद 2 
(रस पका कर गृड़ बनाने वालों की ) वर्णसंकर जाति 
न्ल्ल्न् 0 सन ० १०|४४। 

पॉडिक:| पंड--ठक ] एक प्रकार का गन्ना (ईख) पौंडा । 

पॉतवस्‌ [>-योतव पूृषो ० ] एक तोल । 


पोत्तिकम्‌ [ पूृतिक अण ] (पीले रंग का) एक प्रकार का 
शहद । 

पत्र (वि०) (स्त्री० त्री) [ पृत्रस्यापत्यम्‌--अण | पुत्र से 
प्राप्त या संबद्ध,--त्रः पोता, पुत्र का बेंटा,-त्री पोती, 
पुत्र की बेटी 

पोत्रिकेषः [ पृत्रिका+-ढक्‌ | लड़की का पुत्र जो अपने 
नाना का वंश चलाय । 

पौनः पुनिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पुनः पुनः-ठथज्य 
टिलोप: | बार २ दोहराया गया, बार २ होने वाला । 

पोनः पुन्यम्‌ | पुनः पुनः-ष्यञ | बार बार आवत्ति 
लगातार दोहराया जाना । 

पौनरुक्तम, पौनरुकतयम्‌ [ पुनरुक्‍त--अणू, ष्यव्य च] 
--आवत्ति,--अतिप्रियोइसीति पौनरुकत्यम्‌ --का ० 
२१७, रघ० १२।४० 2. आधिक्य, अनावश्यकता 
निरथंकता--अभिव्यक्तायां चंद्रिकायां कि दीपिका- 

.. पौनरुक्तयन--विक्रम ० रे । 

पौनर्भव (वि०) [ पुनर्भ--अज्य_ ] . जिसने दूसरे पति 


( ६३७ ) 


से विवाह कर लिया हैँ ऐसी विधवा से संबंध रखने 
वाला 2. दोहराया हुआ,--वः . पुनविवाहिता विधवा 
का पुत्र, प्राचीन हिन्दू-धमंशास्त्र में स्वीकृत बारह पुत्रों 
में से एक-न्याज्ञ ७ २१३०, मनु० ३॥१५५ 2. स्त्री 
का दूसरा पति --मन्‌० ९।१७६।. 

पोौर (वि०) (स्त्री०-री) [ पुर--अण | किसी नगर 
या शहर से संबंध रखने वाला--रः शहरी, नागरिक 
(विप० जानपद) कु० ६।४१ मेघ० २७, रघु० 
२।१०,७४, १२।३, १६।९। सम० - अंगना-पोषित्‌ 
(स्त्री ० ),--रुत्री नगर मे रहने वाली स्त्री,--- जानपद 
(वि०) शहर या नगर से संबंध रखने वाला (व. व. 
“-दाः) नागरिक और ग्रामीण, शहरी और देहाती 
--कर्थ दुजना: पौर जानपदा:--उत्तर० १/-वद्धः 
प्रमुख नागरिक, उपनगरपाल । 


पौरकम्‌ [| पौर+कं-|क | !. घर के निकट बग्रीचा 
2. नगर के निकट उद्यान । 

पौरंदर (वि०) (स्त्री०-री) |[ पुरंदर--अण्‌ ] इन्द्र से 
प्राप्त, इन्द्र संबंधी, इन्द्र के लिए पुनीत, -- रम ज्यंष्ठा 
नक्षत्र । 

पौरव (बि०) (स्त्री०-बो) [ पुर--भण्‌ | पुरु के वंश में 
उत्पन्न, --वः पुरु की सन्‍्तान, पुरुवंशी--श० ५, 
2, भारत के उत्तर में स्थित एक देश तथा उसके 
नागरिक 3. उस प्रदेश का निवासी या राजा । 

पौरवोय (वि०) (स्त्री०-यी ) [ पौरव-+-छ ] पौरवों का 
भक्त । 

पौरस्त्य (वि०) [ पुरस-+त्यक | . पूर्वी--पौरस्त्यो 
वा सुखयति मरुत साधुसंवाहनाभि:--मा० ९२५, 
पौरस्त्यझंसमामहत --९।१७, रधु० ४॥३४ 2. प्रमख 
2. पहला, प्रथम, पूवववर्ती । 

पौराण (वि०) (स्त्री०-णी) [ पुराण-+-अण्‌ ] 4. भूत 
काल का, प्राचीन, अतीत काल का 2. प्राककालीन 

पुराणों से संबंध रखने वाला या उनसे प्राप्त । 

पौराणिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ पुराण-)-ठक | . भूत 
काल का, प्राचीन 2. पुराणों से संबद्ध या उनसे प्राप्त 
3. अतीत काल के उपाण्यानों का ज्ञाता,--कः पुराणों 
का सुविज्ञ ब्राह्मण, पुराणों का पाठक (जनसाधारण 
में बेंठ कर) 2. पुराणविदू, पौराणिक कथा जानने 
वाला व्यक्ति । 

(थि०) (स्त्री-वी ) [ पुरुष--- अण्‌ ]। पुरुष संबंधी 

मानवी 2. मर्दाना, पृरषोचित,--षः एक मनंष्य के 

द्वारा ढोये जाने योग्य बोझा, -षी स्त्री -- षम्‌ 

मानवी कृत्य, मनुष्य का काम, चेष्टा, प्रयत्न 

-धिरिधग्वथा पौरुषम भर्तें० २।८८, देव निहत्य कुरु 
पौरुषमात्मशक्तद्या--पंच ० _१ 2. शोयें, विक्रम 
वी रता, मर्दानगी, साहस-पौरुषभूषण:-रघु ० १५२८ 


८।२८ 3. पुरुषत्व--भग० ७।८ 4. वीय॑, शुक्र 
5. पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग 6. मनृष्य की पूरी 
ऊँचाई, खुली हुई अंगूलियों समेत अपने दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर जितनी ऊंचाई तक मनृष्य पहुंचे 
7. धपघड़ी । 

पौरुषय (वि०) (स्त्री०-यी ) [प्रुरुष--ढज्ण, ] !. मनृष्य से 
प्राप्त, मनष्य कृत, मनष्य द्वारा स्थापित या प्रवरतित 
यथा--अपोरुषेया वे वेदा: 2. मर्दाता, पुरुषोचित 
3. आध्यात्मिक,---यः . मनष्यवध 2. मनष्यों की 
भीड़ 3. रीजनदारी पर काम करने वाला श्रमिक 
कमेरा 4. मानवी काम, मनष्य का काय । 

पौरुष्यम्‌ [ पुरुष -ष्यज्य | मर्दानगी साहस, शोय । 

पौरोगवः [पुरोष्ग्रगौः नंत्र यस्य पुरोग--अणु ] राज भवन 
का अधीक्षक, विशेषतः राजा को रसोई का । 

पौरोभाग्यम्‌ | पुरोभागिन्‌ --प्यज्ञा , अन्य लोप:, वद्धि: | ! 


छिद्रान्वेषण, दोषदशन--प्रियोपभोग चिह्नंष पौरो- 
भाग्यसिवाचरत्‌--रघ० १२॥२२ 2. दुभवना, ईर्ष्या 


डाह । 

पोरोहित्यम्‌ [ पुरोहित-+-ष्यज्ा ] कुलपुरोहित का पद, 
पुरोहिताई । 

पौर्णमास (वि०) (स्त्री ०-सी ) [ पूणमासी -|-अण्‌ | पूर्णिमा 
से संबंध रखने वाला,--सः अग्निहोत्री द्वारा पूर्णिमा के 
दिन अनुष्ठित संस्कार । 

पौणंमासी, पौर्णमी [ पोर्णमास--डीपू, पूर्ण+माझ--क 
-+अण्‌ +-झीप |] पएणिमा, पूर्णमासी 

पोर्णमास्थम [ पो्णणमासी--+यत्‌ बा० | पूृणिमा के दिन 
किया जाते वाला यज्ञ । 

पौणिमा [पूणिमा--अण -टाप्‌ | पुृर्णणासी का दिन । 


पौतिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [प्तं--ठक | पुण्यप्रद धर्मार्थ - 
कार्यों से संबंध रखने वाला--मन ० ३।१७८, ४॥२२७। 

पौव (वि०) ([ स्त्री०-वीं ) | पूव-+-अण्‌ ] !. भूतकाल 
संबंधी 2. पूर्व दिशा से संबंध रखने वाला, पूर्वी । 

पौवंदे (दे) हिक (वि०) (स्त्री०-की) [प्ृवदेह--ठक | 
पव॑जन्म संबंधी, पहले जन्म में किया हुआ, पूव॑जन्म- 
कृत--भग ० ६।४३, याज्ञ ० १।३४८ । 

पौवंपदिक (वि०) (स्त्री०-की) [प्वेपद-| 5झा_ | समास 
के प्रथम पद से संबंध रखने वाला । 

पौर्वापयं म [प्र्वापर--्यज्ज ] 4. पहले का और बाद का 
संबंध, पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती का संबंध 2. उचित 
क्रम, अनुक्रम, सातत्य । 

पौर्वाहहिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [पूर्वाह्न +-ठज्ग_] दोपहर 
के पूर्व काल से संबंध रखने वाला, मध्याह्न पूर्वे संबंधी । 

पौदिक (वि०) (स्त्री०-को) [प्व--ठझ्म |] . पहला, 
पृ्व कालीन, पहले का 2. पंतृक 3. पुराना, प्राचीन । 


| पौलस्त्यः [पुलस्ते: अपत्यम्‌ू--पुलस्ति-|- यज्ा ] रावण का 


( ६२३८ ) 


विशेषण--पौलस्त्य: कथमन्यदारहरण दोष॑ न विज्ञात- 
वानू--पंच ० २।४, रघ० ४॥८०, १०।५, १२।७२ 
2. कुबेर का विशेषण 3. विभीषण का विशेषण 
4. चन्द्रमा । 

पोलिः (पु०, स्त्री०) पीली (स्त्री०) [पुल-+ण, पोलेन 
निवंत्त:--पोल-इज्स , पौछि+डीप्‌ | एक प्रकार 
की पूरी । 

पौलोमी | पुलोमन्‌ +-अण, अनो लोप:, पौलोम-+-छीप | 
शची, पुलोमा की पुत्री, इन्द्र की पत्नी--आश्यीरन्या 
न ते यक्‍ता पौलोम्या सदशी भव--श० ७।२८ । 
सम०--संभवः ज़्यन्त का विशेषण । 

पौषः [पोषी--अण | एक चांद्रमास का नाम जिसमें चन्द्रमा 
पुष्य नक्षत्र मे रहता ह (दिसम्बर:जनवरी में आन 
वाला मास ),--षी पोष मास में आने वाली पूणिमा, 
रघृ० १८।३५ । 

पौष्कर,-रक, (स्त्री ०-री,-की) पृुष्कर--अण्‌ 
+-कन्‌ ] नील कमल से संबंध रखने वाला । 


पोष्करिणी [ पुष्कराणां समहः--पौष्कर-इनि--डीप |] 
कमलो से भरा हुआ सरोवर, सरोवर । 

पौष्कलः [पृष्कल--अण्‌ ] अनाज का एक भेद । 

पौष्कल्यम्‌ [पुष्कल->ष्यञ्_] . परिपकवता, पूर्ण विकास 
पूरी वृद्धि 2. बाहुल्‍य । 

पौष्टिक (वि०) (स्त्री०-की) [पुष्टि+-ठजा | 4. वरद्धि 
करने वाला, कल्याण कारक 2. पोषण करने वाला, 
पोषक, पुष्टिकारक, बलवधक । 

पौष्णम [ पृषादेवता अस्य--पूषन +अणू, उपधालोपः | 
रेवती नक्षत्र । 

पौष्प (वि०) (स्त्री०-ष्पी) [पृष्प--अण्‌ | फूल संबंधी 
या फलों से प्राप्त, पुष्पमय, पुष्पित,--ष्पो 4. पाटलि- 
पुत्र नगर, पटना 2. ( फूलों से तेयार की गई एक 
प्रकार की) शराब । 


प्याद (अव्य०) [प्याय्‌--डाटि (बा०)] हो, अहो आदि 
अव्यय जो बुलाने या पुकारने के लिए व्यवहृत होते 
हे । 

प्याय्‌ (म्वा०आ०>टप्यायते, प्यान या पीन) फूलना, 
मोटा होना, बढ़ना--दे ० नीचे 'प्य । 

प्यायनस [प्याय-ल्‍ल्यट] वधन, वद्धि। 

प्यायित (वि०) [प्यायू-क्‍्त] 7. वधित, वृद्धि को प्राप्त 
2. जो मोटा हो गया हो 3. विश्रान्त, सशक्त किया 
हुआ । 

प्ये ( म्वा० आ०-प्यायते, पीन ) . बढ़ना, वृद्धि को 
प्राप्त होना, मोटा होना--भट्टि० ६।३३ 2. पुष्कल 
होना, समृद्ध --प्रेर० प्याययति-ते 4. बढ़ाना 2. बड़ा 
करना, मोटा बनाना सुखी करना--मनु० ९।३ १४ 
2, तृप्त करना, इच्छानुसार संतुष्ट करना । 


पौष्कर 


प्र (अव्य० ) [प्रथ-+ड] . धातुओं के पूर्व उपसगे के रूप 
में लग कर इसका अथ हं--आगे' आगे का' सामने 
आगे को ओर पहले द(दूर्रा यथा प्रगम, प्रस्था, 
प्रचुर, प्रया आदि 2. विशेषणों के पूर्व लग कर इसका 
अर्थ हं---बहुतः “बहुत अधिक अत्यंत आदि-- 
प्रकृष्ट, प्रमत्त आदि, दे० आगे 3. संज्ञाओं (चाहे 
घातुओ से बने हो) के पूषवे लग कर गण० के अनुसार 
इसके निम्नांकित अथ होते हं--- (क) आरंभ, उपक्रम 
यथा प्रयाणम्‌, प्रस्थानम्‌ प्राक्त (ख) लम्बाई यथा 
प्रवालमषिक (ग) शक्ति यथा प्रभ (घ) दीब्रता 
आधिक्य यथा प्रवाद, प्रकष, प्रच्छाय, प्रगुण (डः) स्रोत 
या मल यथा प्रभव, प्रपत्र (च) पूर्ति, पूर्णता, तृप्ति 
यथा प्रभक्तमन्नम (छ) अभाव, वियोग, अनस्तित्व 
यथा प्रोषिता, प्रपर्ण वक्ष: (ज) अतिरिक्त यथा प्रन्नु 
(झ) श्रेष्ठा यथा प्राचाय: (ज्न) पवित्रता यथा 
प्रसन्न जलम (ट)अभिलाषा यथा प्राथना (ठ)विराम 
यथा प्रशम (ड) सम्मान आदर यथा प्रांजलि: (जो 
सादर हाथ जोड़ता हे) (ढ) प्रमुखता यथा प्रणस, 
प्रवाल । 


प्रकट (वि०) [प्र+कट्‌--अच्‌ | . स्पष्ट, साफ, जाहिर, 
प्रतीयमान, प्रत्यक्ष 2. बेपरदा, खुला हुआ 3. दृश्यमान, 
“टम्‌ (अव्य०) साफ तौर से, प्रत्यक्षतः. सावंजनिक 
रूप से, स्पष्ट रूप से ( प्रकटी कू व्यक्त करना, खोलना 
प्रदशन करना, प्रकटी भू व्यक्त होता, जाहिर होना) 
सम०--प्रीतिवर्ध: शिव का विशेषण । 

प्रकटनम्‌ [प्र--कट्‌--ल्यूट्‌] व्यक्त होने की क़िया, 
खोलना, उधाड़ देना । क्‍ 

प्रकटित (भू० क० क्ृ० ) [प्रकट--क्‍्त | . व्यक्त, प्रदर्शित, 
अनाव॒त 2. सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित 3. जाहिर। 

प्रकंपः [ प्र/कम्प्‌ू-घज्म | कांपना, हिलना, थरथराना, 
प्रचंड थरथरी या (भूकम्प के) घक्के--बाला चाहें 
मनसिजबशात्‌ प्राप्तगाढप्रकंपा--सुभा ०, सशिर- 
प्रकंपम--शि» १३।४२ | 


प्रकम्पन (वि०) [प्र+कम्प्‌-ल्यूट| हिलाने वाला,--न 
. हवा, प्रचंड वाय, आंधी का झोंका--प्रकम्पनेनान- 
चकम्पिरे सुरा:--शि० १।६१, १४।४३ 2. नरक का 
ताम,-- नम अत्यधिक या प्रचंड कंपकंपी, जोरदार 
थरथरी । 

प्रकरः [प्र क (क )-+-अप | ढेर, समृच्चय, मात्रा, संग्रह 
--मुक्ताफलप्रकरभांजि गुहागृहाणि-शि० ५१२, . 
बाष्पप्रकर कल॒षां दृष्टिमू-श० ६।८, रघृ० ९५६, 
कु० ५॥६८ ८. गलदस्ता, पुष्पचय 3. मदद, सहायता, 
मित्रता 4. रिबाज, प्रचलन 5. आदर 6. सतीत्वहरण, 
अपहरण,--रम॒ अगर की लकड़ी । 

प्रकरणम्‌ [प्र+#--ल्‍्यूद | 7. निरूपण करना, व्याख्या 


( ६ए२९ ) 


करना, विचारविमर्श करना 2. विषय, प्रसंग, विभाग, 
(चित्रण का) विषय--कतमत्प्रकरणमाश्रित्य--श ० 
१ 3. अनुभाग, पाठ, परिच्छेद आदि किसी कृति का 
छोटा प्रभाग 4. मौका, अवसर 5. मामला, बात 6. 
प्रस्तावना, आमृख 7. नाटक का एक भेद जिसकी 
कथावस्तु कृत्रिम हो -जेसा कि मृच्छकटिक, मालती- 
माघव, पृष्पम्षित आदि। सा० द० कार द्वारा दी 
गई परिभाषा--भवेत्प्रकरणे वृत्तं लोकिकं कवि- 
कल्पितम, श्वंगारोंगगी नायकस्तु विप्रो$मात्योध्थवा 
वणिक, सापायधमंकामार्थ परो घीरप्रशांतकः ५११। 
प्रकरणिका, प्रकरणी [प्रकरणी-+-कन्‌ +-टापू, हस्वः, 
प्रकरण--छीप ] एक नाटक जो प्रकरण के लक्षणों से 
ही युक्त हो । सा० द० कार उस परिभाषा इस प्रकार 
करता हँ-ताटिकव प्रकरणिका साथवाहा- दिनायिका, 
समानवंशजा नेतुभंवेद्यत्र च नायिका ५५४। 


प्रकरिका [प्रकरी-+कन्‌--टाप्‌, हस्वः:] एक प्रकार का 
विष्कंभ या उपकथा जो नाटक में आगे वाली घटना 
को बतलाने के लिए सम्मिलित कर दी जाय । 

प्रकरी [प्रकर--डीष्‌ |] एक प्रकार का विष्कंभ या उपकथा 
जो नाटक में आगे आने वाली घटना को बतलाने 
के लिए सम्मिलित कर दी जाय 2. नटों की पोशाक 
3. रंगस्थली 4. चौराहा 5. एक प्रकार का गीत । 

प्रकष: [प्र-कृष --घज्ा ] . श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोर्परिता 
>-वपु: प्रकर्षादजयदुगुरुं रघु:--रघु० ३।३४, वर्ण 
प्रक्ष सति--कु० ३॥२८ 2. तीब्रता, प्रबलता, 
आधिक्य---प्रकषंगतेन शोकसंतानेन--उत्तर० ३ 
3. सामथ्यं, शक्ति 4. निरपेक्षता 5, लम्बाई, विस्तार 
प्र कर्षण प्रकर्षात्‌ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयक्त 
होकर अत्यंत” अधिकता के साथ या “उत्कृष्टता के 
साथ' अथ प्रकट करते हैं) । 

प्रकषणम्‌ [प्र|-कृष्‌ --ल्यूट | ।. खींचने की क्रिया, आकर्षण 
2, हल चलाना 3. अवधि, लंबाई, विस्तार 4. श्रेष्ठता, 
सर्वोपरिता 5. ध्यान हटाना । 

प्रकला [प्रा० स० | अत्यन्त सूक्ष्म अंश । 

प्रकल्पना [प्र+क्लप्‌--णिच्‌ -+ यूच्‌ +-टाप्‌] स्थिर करना, 
निशचयन, नियत करना---मनु ० ८।२११ । 

प्रकल्पित (भू० क० कृ०) [प्र--क्लप्‌-णिच्‌ +-क्त | . 
बनाया हुआ, कृत, निर्मित 2. निशैचत किया हुआ, 
नियत किया हुआ,--ता एक प्रकार की पहेली । 

प्रकांड',->डम [प्रकृष्ट:. कांड:--प्रा० स० | 4. वृक्ष का 

तना जड़ से शाखाओं तक--शि० ९।४५ 2. शाखा, 

किसलय 3. (समास के अंत में) कोई भी श्रेष्ठ या 

प्रमुख प्रकार का पदार्थ--ऊरूप्रकांडद्वितयेन तस्या: 

>जै० ७॥९ 3. क्षत्र प्रकांड:--महावी० ४॥३५ 

५।४८ 4. भुजा का ऊपरी भाग । 


प्रकांडक: [प्रकाण्ड--कन्‌ | दे० 'प्रकाण्ड । 

प्रकांडर: [प्रकाण्ड--रा--क | वृक्ष, पेड़ । 

प्रकांम (वि०) [प्रा० स०] . श्वृंगारप्रिय 2. अत्यन्त, 
अति, मनभर कर, सानन्द--प्रकाम विस्तर--रघु ० 
२।११, प्रकामा लोकनीयताम्‌ कु० २।२४,---मः इच्छा, 
आनन्द, संतोष--मम्‌ (अव्य०) . अत्यधिक, अत्यंत 
--जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌ (अन्तरात्मा ), श० 
४२१, रघु० ६।४४, मृच्छ० ५२५ 2. पर्याप्तरूप 
से, मन भर कर, इच्छानुकूल 3. स्वेच्छापूवंक, मन 
से। सम०--भुज्‌ (वि०) अधा कर खाने वाला, 
मन भर कर खाने वाला--रघु० १।६६ । 


प्रकार: [प्र--कृ-- घञा_] . ढंग, रीति, तरीका, शली 
--कः प्रकार: किमेततू--मा० ५१२० 2. किस्म, 
जिन्स, भेद, जाति (प्रायः समास में प्रयुक्त) बहुप्रकार 
विविध प्रकार का, त्रिप्रकार, नाना आदि 3. समरूपता 
4, विशेषता, विशिष्ट गुण । 


प्रकाश (वि०) [प्र--काश्‌-|-अच्‌] . चमकीला, चमकने 


वाला, उज्ज्वल- प्रकाशइचाप्रकाशशच॒ लोकालोक 
इवाचल:--रघ्‌ ० १६८, ५१२ 2. साफ, स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष--शि० १२।॥५६, भग० ७।२५ 3. विशद, 


प्रांजल --कि० १४।४ 4. विख्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध, 
माना हुआ -रघु० ३।४८ 5. खुला, सार्वजनिक 
6, वक्षादि काट कर साफ किया हुआ स्थान, खुली 
जगह--रघु० ४॥३१ 7. खिला हुआ, विस्तारित 
8. (समास के अन्त में) (के) समान दिखाई देने 
वाला, सदृश, मिलता-जुलता, --शः . दीप्ति, कान्ति, 
आभा, उज्ज्वलता 2. (आलं० ) प्रकाशन, स्पष्टीकरण, 
व्याख्या करना (प्रायः पुस्तकों के नामों के अन्त में ) 
काव्य प्रकाश, भाव प्रकाश, तक प्रकाश आदि 3. धूप 
4. प्रदर्शन, स्पष्टीकरण शि० ९।५ 5. कीति, ख्याति, 
प्रसिद्ध, यश 6. विस्तार, प्रसार 7. खुली जगह, खुली 
हवा - प्रकाश निर्गतोब्बलोकयामि--श० ४ 8. सुनहरी 
शीशा 9. (पुस्तक का) अध्याय, परिच्छेद या अनुभाग 
--शम्‌ (अव्य०) (. खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से 
-5प्रतिभूदपितो यत्तु प्रकाशं धनिनों धनम्‌--ययाज्ञ० 
२।५६, मनु० ८।१९३ ९।२२८ 2. ऊँचे स्वर से, प्रकट 
होकर, (रंगमंच के अनुदेश के रूप में नाठकों में 
प्रयकत--विप० आत्मगतम्‌) । सम०- आत्मक 
(वि०) चमकीला, उजला,---आत्मन्‌ (वि०) उज्ज्वल, 
चमकदार (पुं०) शिव का विशेषण 2. सूयं--इतर 
(वि०) जो दिखाई न दे, अदृश्य, -- क्रयः खुल्लमखुल्ला 
ख रीदना,--नारी वारांगना, रंडी, वेश्या--अल चतुः- 
शाल मिमं प्रवेश्य प्रकाशनारीघत एव यस्मात्‌ --मृच्छ ० 
३।७ । 

प्रकाशक (वि०) (स्त्री०--शिका) [प्र+काश्‌-+णिच्‌ 


( ६४० ) 


ण्वल | . प्रकट करने वाला, खोजने जने वाला, उधाडन 


वाला, सूचित करने वाला, बतलाने वाला, प्रदर्शित 
करने वाला 2. अभिव्यक्त करने वाला, संकेत करन 
वाला 3. व्याख्या करने वाला 4. उजला, चमकीला 
उज्ज्वल 5. माना हुआ, प्रसिद्ध, विख्यात,--कः 4. सूय 
खोजी 3. प्रकाशित करने वाला । सम०--ज्ञात्‌ 
(पं०) मर्गा । 
प्रकाशन (वि०) [प्र+काश्‌-णिच्‌ -|ल्यूट |] रोशनी करन 
वाला, विख्यात करने वाला,--नम् . जतलाना, प्रकट 
करना, प्रकाश में लाना, उघाड़ना 2. प्रदशन, स्पष्टो- 
करण 3. रोशनी करना, चमकाना, उजला करना 
--नः विष्णु । 
प्रकाशित (भू०क०क्कृ०) [प्रकाश -+ णिच्‌ -+ क्त ]. प्रकट 
किया गया, स्पष्ट किया गया, प्रदर्शित, प्रकटीकृत 
2. छापा गया--प्रणीतो न तु प्रकाशित: -- उत्तर ० 
3. रोशन किया गया, चमकाया गया, ज्योतिर्मान 
किया गया 4. जो दिखलाई दे, दृश्य, स्पष्ट, प्रकट । 


प्रकाशिन (वि०) [प्रकाश--इनि] साफ, उजला, चमकदार 
आदि । 
प्रकरणम [प्र+क्ृ-ल्यट| इधर 
छितराना । 
प्रकोण (भू० क० कृ०) [प्र+#-+-क्‍्त| . इधर उधर 
बिखरा हुआ, छितराया हुआ, खिंडाया हुआ, तितर 
बितर किया हुआ-प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयों 
रंजलरियम वेणी० ११ 2. फलाया हुआ, प्रकाशित 
उद्घोषित 3. लहराया हुआ-लहराता हुआ--शि ० 
१२।१७ 4. विपयस्त, शिथिल, अस्तब्यस्त 5. अव्य- 
वस्थित, असंबद्ध --बहुपि स्वेच्छया काम प्रकोर्णमभि- 
धीयते--शि० २।६३ 6. क्षब्ध, उत्तेजित 7. विविध 
मिश्रित --जंसा कि भद्ठिकाव्य का प्रकी्णकांड,--णम्‌ 
. साना-संग्रह, फूटकर संग्रह 2. फुटकर नियमों के 
संग्रह का एक अध्याय । 
को्णक (वि०) [प्रकीर्ण---कन्‌ ] इधर उधर बिखरे हुए 
छितरे हुए,--कः,- कस चंवर, मोरछल शि० 
१२।१७,--कः घोड़ा,--कम्‌ व. लाना संग्रह, फूटकर 
वस्तुओं का संग्रह 2. विविध विषयों का अध्याय । 
प्रकीतंनम [प्र+क्--ल्यट ] . उद्धोषण, घोषणा 2. प्रशंसा 
करना, स्तुति करना, इलाघा करना । 
प्रकीतिः (स्त्री०) [प्रा० स०| (. प्रसिद्धि, प्रशंसा 2. यश 
ख्याति 3. घोषणा । 
प्रकंच: [प्र कुज्च +-घतञा ] धारिता का विशेष माप // 
प्रकृपषित (भू० क० कृ०) [प्र+-कुप्‌ू+क्त] . अतिक्रद्ध, 
कोपाविष्ट, रुष्ट 2. उत्तेजित । क्‍ 
प्रकलम [प्र--कुल --क | सुन्दर शरीर, सुडोल काया । 
प्रकष्मांडी [प्रा० ब०--डीष | दुर्गा का विशेषण । 


उधर बिखेरना, 


प्रकृत (भ० क० कु०) | प्र|/कृ#कक्‍्त ] !. निष्पन्न, पूरा 
किया हुआ 2. आरंभ किया हुआ, शुरु किया हुआ 
3. नियक्त किया हुआ, जिसे कार्य भार संभाला जा 
चका 4. असली, वास्तविक 5. चर्चा का विषय 
विचारणीय विषय, प्रस्तुत विषय (अलंकारम्रथों में 
“उपमेय के लिए बहुधा प्रयक्त) संभावनमथोत्परक्षा 
प्रकृतस्य समेन यत्‌ -- काव्य ० १० 06. महत्त्वपूर्ण 
मनोरंजक,--तम मूलविषय, प्रस्तुत विषय, यातु 
किमनेन प्रकृतमेव अनुसराम:। सम०--अर्थ (वि०) 
मूल अर्थ को रखने वाला (--थः) मूल अथ । 


प्रकृति: (स्त्री०) [ प्र+ क्ृ-+क्षितन्‌ ] . किसी वस्तु की 
नंसगिक स्थिति, माया, जड़जगत्‌, स्वाभाविक रूप 
(बिप० विक्ृति जो या तो परिवतन हे या काय ) 
प्रकृत्या यद्क्र--श० १।९, उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ 
दैत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेंडस्थ--रघ्‌० ५५४, मरणं 
प्रकृति: शरीरिणां विकृतिजीवितमच्यते बध:---रघु ० 
८।८७, अपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकृतिमापन्न:--श० २, 
(उन्होंने फिर अपना सामान्य स्वभाव धारण कर 
लिया है) प्रकृतिमापद्‌, प्रकृतिप्रतिपद्‌, प्रकृतो स्था 
होश में आना, अपना चंतनय फिर प्राप्त करना 
2. नेसगिक स्वभाव, मिजाज, स्वभाव, आदत, (मान- 
सिक ) रचना, वृत्ति--प्रकृतिकृपण, प्रकृतिसिद्धि--दे० 
नी० 3. बनावट, रूप, आक्लति-- महानुभावप्रकृति 
>जमा० १ 4. वंशानक्रम, वंशपरंपरा--मृच्छ० ७ 


5. मल, स्रोत, मौलिक या भौतिक कारण, उपादान- 
कारण-- प्रकृतिश्वोपादानका रणं च ब्रह्माम्यूपगन्तव्यम्‌ 
शारी० (ब्रह्म० १।४॥२३ पर की गई चर्चा का पूरा 
विवरण देखिये) यामाहुः स्वंभूतप्रकतिरिति--श० 
१(१- 6. (सांख्य० में) प्रकृति (पुरुष से विभिन्न) 
>- भौतिक सृष्टि का मलस्रोत जिसमे तीन (सत्त्व 
रजस्‌ और तमस ) प्रधान गुण सन्निविष्ट हू 7. (व्या० 
में०) मूलघातु या शब्द (प्रातिपदिक) जिसमें लकार 
और कारकों के प्रत्यय लगाए जाते हैँ 8. आदश 
नमना, मानक (विशेषतः कमंकाण्ड की पुस्तकों में 
9, स्त्री 0. सष्टि रचना में परमात्मा को मृत इच्छा 
(इसी को 'माया' या मरीचिका कहते हैँ) भग० ९ 
१० 4. स्त्री या पुरुष की जननेन्द्रिय, योनि, लिझ् 
42. माता, (ब० व०) . राजा के मन्‍्त्री, मन्त्रिपरि- 
षद, मन्त्रालय---रघ ० १२।१२, पच० १।४८, ३०१ 
2. (राजा की) प्रजा--प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पाथिव 
->श० ७।३५, नृपति:ः प्रकृती रवेक्षितुम ->रघु० <। 
१८, १० 3. राज्य के संविधायी सात तत्त्व या अंग 
अर्थात्‌ १. राजा २. मन्त्री ३. मित्रराष्ट्र ४को ष 
५. सेना, ६. प्रदेश ७. गढ़ आदि ८. नगरपालिका या 
निगम (यह भी कभी-कभी उपयृक्‍त सातों के साथ 


( ६४१ ) 


जोड़ दिया जाता हैं)--स्वाम्यमात्यसुहत्कोश राष्ट्र 
दुरगेबलानि च--अमर 4. अनेक प्रभु जो यूद्ध के समय 
विचारणीय होते हैँ (पूरे विवरण के लिए दे० मनु० 
७।१५५, और १५७ पर कुल्ल०) 5. आठ प्रधान 
जिनसे सांख्यशास्त्रियों के अनुसार प्रत्यंक वस्तु 
उत्पन्न होती हू, दे० सां० का० ३ 6. सुष्टि के पांच 
प्रधान तत्त्व, पंच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि 
वाय और आकाश । सम०--ईशः राजा या दण्डा- 
धिकारी,-कृषण (वि०) स्वभाव से सुस्त, या विवेकहीन 
>>मेघ० ५,--तरलू (वि०) चंचल स्वभाव का 
असंगत, बेमेल---अमरु २७,-पुरुषः मन्त्री, (राज्य का ) 
कार्य निर्वाहक--मेघ० ६,--भंडल्ूम समस्त प्रदेश या 
राजधानी---रध ० ९१२,--लयः प्रकृति मे समा जाना 
विश्व का विधटन, - सिद्ध (वि०) अन्तर्जात, सहज, 
नंसगिक--भतं ० २।५२, - सुभग (वि०) स्वभाव से 
प्रिय, रुचिकर, -स्थ (वि०) [. प्राकृतिक अवस्था 
में होने वाला, स्वाभाविक, असली 2. अंताहित, सहज, 
प्रकति के अनरूप--रघ ० ८।२१ 3. स्वस्थ, तन्दुरुस्त 
4. जिसने आरोग्य प्राप्त कर लिया हो 5. स्वस्थ, 
आत्मलीन 6. विवस्त्र, नंगा । 


प्रकृष्ट (भ० क० क०) [ प्र+कष्‌-क्‍त |] . खींचकर 
निकाला हुआ 2. सुदीर्घ, लंबा, अतिविस्तृत 3. सर्वों 
त्तम, पृज्य, श्रेष्ठ प्रमुख, गौरवशाली 4. मुख्य, प्रधान 
5. विक्षिप्त, अशांत । 

प्रकलप्त (भू० क० कु०) [ प्र+क्लप्‌+क्‍्त ] तयार किया 
हुआ, सज्जीकत, व्यवस्थित । - 

प्रकोथः [ प्र+कुथ--घजञा | सड़ांध, बदब । 

प्रकोष्ठ: [ प्र/कुष --स्थन्‌ | . कोहनी से नीचे क़ी भुजा 
गटटे से ऊपर का हाथ-वामप्रकोष्ठापितहेमवेत्र: --कु ० 
३।४१, कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ: -मेघ० २, 
रघु० ३५९ श० ६॥६ 2. फाटक के निकट का 
कमरा --मद्रा० १ 3. घर का आँगन, (चारों ओर 
मकानों से घिरा हुआ) चौकोर या वर्गाकार आँगन 
--इमं प्रथम प्रकोष्ठ प्रविशत्वाय:-आदि--मच्छ ० ४। 

प्रकोष्ठकः [ प्रकोष्ठ--कण्‌ | फाटक के पास का कमरा 
--तस्थविनप्रक्षितिपालसंकुले तदड्भनद्वारबहिः प्रको- 

प्ठके--कु० १५६ । 

प्रक्वर: [ --प्रखरः: पषो० | (. हाथी या घोड़े की रक्षा 

के लिए कवच 2. कुत्ता 3. खच्चर । 


प्रक्रमः [ प्र/+क्रम+-घजञा ] 4. पग, कदम 2, दूरी मापने 
का गज, पग का अन्तर (लगभग ३० इंच 3. आरंभ 
शुरू 4. प्रगमन, मार्गं--मा० ५।२४ 85. प्रस्तुत बात 
6, अवकाश, अवसर 7. नियमितता, क्रम, प्रणाली 
8, मात्रा, अनपात, माप । सम०-- भंगः नियमितता 
और समभमिति का अभाव, क्रम का टट जाना, रचना 

८१ 


यु 


का एक दोष (काव्य० ७ में वर्णित “भग्न-प्रक्रमता 
यही है, सममिति या समरूपता का अभाव चाहे वह 
अभिव्यक्ति में हो चाहे रचना में--नाथे निशायां 
नियतेनियोगादस्त॑ गते हंत निशापि याता--यह अभि- 
व्यक्ति की समरूपता के अभाव का उदाहरण हैं, यहां 
गता निशा5पि! ने अभिव्यक्ति की अनियमितता क़ो 
शान्त कर दिया हुँ,--विश्रब्धं क्रियतां वराहततिर्भि 
मंस्ताक्षति: पल्‍ल्वले---रचना की अनियमितता का 
उदाहरण हं, यहाँ कविता की समरूपता को स्थिर 
रखने के लिए कर्मवाच्य के बजाय कतुवाच्य रचना 
की आवश्यकता है, इसी पंक्ति को बदलकर “विश्रब्धा 
रचयंतु शूकरवरा म॒स्ताक्षति पल्वले पढ़ने से दोष का 
परिहार हो जाता हुं--अधिक विवरण के लिए दे० 
काव्य ७ भग्न प्रक्रमता' के नीचे । 

प्रक्रात्त (भू० क० कृ०) [ प्र+-क्रम+-क्त ] ।. आरभ 
किया गया, शुरू किया गया 2. गत, प्रगत 3. प्रस्तुत, 
विवादग्रस्त 4. बहादुर । 

प्रक्रिया [ प्र+कू+श-+टाप्‌ ] . रीति, प्रणाली, पद्धति 
2. कमकांड, संस्कार 3. राजचिक्न का धारण करना 
4. उच्च पद, समुन्नति 5. (किसी पुस्तक का) एक 
अध्याय या अनुभाग--यथा उणादिप्रक्रिया 6. (व्या० 
में) व्यत्पत्तिजन्य रूपनिर्माण 7. प्राधिकार । 

प्रक्रोडः [ प्र+क्रीड--अच्‌ | क्रीडा, मनोरंजन, खेल या 
आमोद-प्रमोद । 

प्रक्लिन्ष (भू० क० कृ०) [ प्र+क्लिदु-क्‍्त | . तर, 
नमी वाला, गीला 2. तृप्त 3. दया से पसीजा हुआ । 

प्रबबणः, प्रक्याण: [ प्र-+-क्वण्‌--अप्‌, घञ्म च ] वीणा 
की झनकार । 

प्रक्षयः | प्र|-क्षि+-अप्‌ | नाश, बरबादी । 

प्रक्षर दे० प्रकक्‍वर । 


प्रक्षरषणम [ प्र|-क्षर--ल्यट । मन्द २ खस्रवित होना, 
रिसना । द 

प्रक्षालनम | प्र+-क्षकू+किघ्‌--ल्यूट्‌ |] ॥. घोना, धो 
डालना--रघु ० ६।४८ 2. मांजना, साफ करना, स्वच्छ 
करना 5. घोने के लिए पानी । 

प्रक्षात्ति (भू० क० कृ०) [ प्र+क्षरझू--णिच्‌--क्त | 
4. धोया गया, मांजा गया 2. स्वच्छ किया गया 
3. जिसने प्रायश्चित्त कर लिया हू । 

प्रक्षिप्त (भू० क० कृ०) [ प्र+क्षिप-+क्‍्त ] (. फेंका 
गया, ढाला गया, उछाला गया 2. डाला गया--मा० 
५।२२ 3. निकला हुआ 4. बीच में डाला गया, 
नकली या खोटा -यथा प्रक्षिप्तोड्यं इलोकः' में । 

प्रक्षोण (भू० क० कृ०) [ प्र+क्षि+क्त ] . मर्शझाया 
हुआ, दुर्बंला होने वाला 2. नष्ट किया हुआ 3. जिसने 
प्रायश्चित्त कर लिया हैँ 4. लप्त, ओझल । 


( ए्डर ) 


प्रकुण्ण (भू० क० कृ०) [ प्र--क्षुद--क्त | !. कुचला 
हुआ 2. आरपार भंदा हुआ 3. उत्तेजित किया हुआ । 

प्रक्षप:ः | प्र+क्षिप-|--घञ | . आगे फंकना, उभारना 
फकना, डालना 3. बखेरना 4. खोट धसाना, बीच 
में मिलाना 5. गाड़ी का बकस 6. किसी व्यापारिक 
संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा की गई घनराशि । 

प्रक्षेषणम्‌ [ प्र+-क्षिप्‌+णिच्‌ --ल्यूट्‌ ] फेंकना, डालना, 
उछालना । 

प्रक्षोभणम्‌ [ प्र+क्षुभ्‌--ल्यद ] उत्तेजना, क्षोभ । 

प्रध्वेशनः | प्र-+- क्षिड -- ल्यट |) लोहे का तीर 2. हल्ला- 
गुल्ला, हड़बड़ी । 

प्रक्येडित (वि०) [ प्र+0छ ्ष्वड -णिच्‌ --क्त ] मखर, 
चीत्कार से पूर्ण, कोलाहलमय । 

प्रखर (वि०) | प्रकृष्ट:--खर:-प्रा० स० ]. अत्यन्त 
गरम--यथा प्रखरकिरण 2. तेज गंधयकत, तीक्षण 
3, अत्यंत कठोर, रूखा, --रः दे० “प्रक्खर । 


(वि०) [ प्र+ख्या+क ] 4. साफ, प्रत्यक्ष, स्पष्ट 
2. (के समान) दिखाई देने वाला, मिलता-जुलता 
(समास के अन्त में प्रयक्त) अमृत”, शशाक” आदि। 

प्रल्या | प्र|-र्या +-अडढ--टाप्‌ | ।. प्रत्यक्षज्ञेयता, दृश्यता 
2. विश्रुति, यश, प्रसिद्धि--न्यवसत्परमप्रर्य: संप्रत्येव 
पुरीमिमाम--रामा० 3. उखाड़ना 4. समरूपता, समा- 
नता (समास में )--याज्ञ ० ३।१० । 

प्रद्यात (भू० क० क्ृ०) [ प्र+-रूया-+क्‍्त |] . मशहूर 
प्रसिद्ध, विश्वुत माना हुआ 2. पहले से मोल लिया 
हुआ, प्‌वक्रयाधिकार केवल पर अभ्यथित 3. खुश 
प्रसन्‍न | सम०--वष्तक (वि०) प्रसिद्ध पिता वाला । 

प्रद्यातिः (स्त्री० [ प्र+ख्या--क्तिन | १. कीति, विश्रति 
प्रसिद्धि 2. प्रशंसा, स्तुति । 

प्रगेड़: | प्रकृष्ट: गंडो यस्य प्रा० ब० ] कोहनी से ऊपर 
कधे तक को भजा 

प्रगडी [ प्रगंड-- डीष्‌ ] (नगर का) परकोटा, बाहरी 
दीवाल । 

प्रगत (भू० क० क्ृ०) [प्र+-गम्‌-+कक्‍त ] . आगे गया 
हुआ 2. पृथक, अलग | सम०- जानु,-जानुक (वि०) 
घनष्पदी, घटने. पर मड़ी हुई टाँगो वाला । 


यह 


प्रगसमः | प्र+ग्म्‌-+-अप्‌ ] प्रम को आराधना म॑ प्रथम 
प्रगति, प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति । 

प्रगमनम्‌ [ प्र-/ गम-- ल्यट | . आगे बढ़ना, प्रगति 2. प्रेम 
की आराधना में पहला कदम, दे० ऊ० 'प्रगम । 

प्रगजनम्‌ [ प्र+गर्ज --ल्यट ] दहाड़ना, चिघाड़ना, 
गरजना । 

प्रगल्‍भ (व्रि०) [प्र+गल्भ-|-अच | . साहसी, भरोसा 
करने वाला 2. हिम्मती, बहादुर, निःशंक, उत्साही 
साहसी,--रघु० २।४१ 3. वाग्मी, वाकूपदु--रघु० 


६।२० 4. हाजिर जवाब, मस्तद 5. दढ़ संकल्पी 
 ऊज़स्वी 6. (आय की दृष्टि से) परिपक्व, कु० १ 
५१ 7. परिपक्व, विकसित, पूरा बढ़ा हुआ, बलवान्‌ 
प्रगलभवाक--कु० ५॥३०, (प्रौढवाक) मा० ९२९, 
उत्तर० ६३५ 8. कुशछ--का० १२ 9. बेधड़क 
उद्धत, घमंडी, उपका रशील 40, नि्ंज्ज, ढीठ--रघ्‌ ० 
१३।९ व. गौरवशाली प्रमख,--ल्‍्भा 4. साहसी स्त्री 
2, ककशा, झगड़ाल स्त्री 3. उद्धत या प्रौढ़ स्त्री 
काव्यनाटक को नाथिकों में से एक' (सब प्रकार के 
लाडप्यार व चूमा-चाटी में चतुर, ऊंचे दर्ज के व्यव- 
हार से यक्‍त, शालीनता-सम्पन्न, प्रोढ़ आय की तथा 
अपने पति पर शासन करने वाली---सा० द० १०१ 
तथा तत्संबंधी उदाहरण) 
प्रगाह (भ० क० कृ० ) [प्र+-गाह +-क्‍्त | . डबोया हुआ, 
तर किया हुआ, भिगोया हुआ 2. अति, अत्यधिक, 
तीत्र 3. दढ़, मजबत 4. कठोर, कठित,-ढम ! 
कंगाली 2. तपस्या, शारीरिक, कष्ट,--ढम्‌ (अव्य०) 
. अत्यधिक, अत्यंत 2. दृढ़तापू्वक । 


प्रगात्‌ (पुृं०) [ प्र|-ग-+-तृच्‌ |] उत्तम गाने वाला । 

प्रगूण (वि०) [ प्रकषण गणो यत्र- प्रा० ब० | 7 
सीधा, ईमानदार, खरा, (आलं०, शा० से )--बहि 
सर्वाकारप्रगणरमणीयं व्यवहरनतू--मा० १।१४ 2 
सुदशासम्पन्न, उत्तम गुणों से यक्त--श्रमजयात्रगणां 
च करोत्यसों तनमतो5नमत: सर्चिवर्ययों ---रघ ० ९।४९ 
3. (क) योग्य, उपयक्त, गुणी--मा० १।१६ (ख) 
प्रवीण-5९।४५ 4. कुशल, चतुर (प्रगुणी कु !. सीधा 
करना, क्रम से रखना, व्यवस्थित करना 2. चिकना 
करना 3. पालन-पोषण करना, परवरिश करना ) । 

प्रगूणित (वि०) [ प्र+गुण--क्त ] ?. सीधा या समतलरू 
किया हुआ 2. चिकना किया हुआ । 

प्रगहीत (भू० क० कृ०) [ प्र+ग्रह+कक्‍्त | . थामा 
हुआ, संभाला हुआ 2, प्राप्त, स्वीकृत 3. संधि के 
नियमों की अधीनता का अभाव, दे० नीचे 'प्रगह्म' । 

प्रगहयम | प्र+ग्रह -|-क्यपू | संधि के नियमों से मक्‍त 
स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जाय “ईदूदेद- 
द्विवचन प्रगृह्मम पा० १।१।११ । 

प्रग (अव्य०) |[ प्रकरषण गीयतैऊत्र--प्र -- ग--के | भोर 
होते ही, पो फटते ही--इत्यं रथाव्वेभनिषादिनां प्रगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाद बहि:--शि० १२।१, साय॑ 
सस्‍्नायात्गे तथा--मनु ० ६९, ४॥६२। सम०--तन 
(वि०) प्रात: काल अनुष्ठय कमे,--निश,--शय 
(वि०) जो दिन निकल जाने पर भी सोया पड़ा है । 

प्रगोपनम्‌ | प्र+गुप्‌+ल्यूट | रक्षण, संधारण । 

प्रग्रथनम्‌ [ प्र+ग्रन्थ--ल्यूट | नत्थी करना, 
बनना । 


गंथना, 


( (रे ) 


प्रग्रहः [ प्र/- ग्रह + अप ] . फंलाना, थामना 2. पकड़ना, 
लेना, ग्रहण करना, हथियार लेना 3. ग्रहण का आरंभ 
4. रास, लगाम--घृता: प्रग्रहा: अवतरत्वायष्मान्‌ 
शे० १, शि० १२।३१ 5. रोक थाम, पाबन्दी 6. 
* बंधन, कद 7. कंदी, बन्दी 8. पालना, (कुत्ते आदि 
जानवर को) संधाना, 9. प्रकाश की किरण-0. 
तराजू की डोरी . संधि के नियमों से मुक्त स्वर, 
दे० 'प्रगह्य । 
प्रयहणम्‌ | प्र+ग्रह-+ल्यूट ] . लेना, पकड़ना, धरना 
2. ग्रहण का आरम्भ 3. रास, लगाम 4. रोक थाम, 
पाबन्दी । 
प्रय्राहः [ प्र+ग्रह +घ्क्म ] [. पकड़ना, लेना 2. ले 
जाना, ढोना 3. तराजू की डोरी 4. रास, लगाम । 
प्रय्नोष:,---वम्‌ [ प्रकृष्टा ग्रीवा यस्य--प्रा० ब० |] ।. रंगी 
हुई बर्जी 2. किसी मकान के चारों ओर लकड़ी कौ 
बाड़ 3. तबेला 4. वक्ष की चोटी । 


प्रघटकः [ प्र+घट्‌-+णिच्‌-+-ण्ब्ल | नियम, सिद्धान्त, 
विधि (आदेश ) । 

प्रघटा [ प्रा० स० ] किसी विज्ञान के आरंभिक सिद्धान्त 
या मूलतत्त्व । सम०--बिद्‌ (पुं०) ऊपर ऊपर का 
पाठ करने वाला, पल्‍लवग्राही । 

प्रघण: (न:), प्रधाण: (नः) [ प्र+हन्‌--अप्‌ ,पक्षेवृद्धि:, 
णत्वाभावरच | . भवन के द्वार के सामने बनी 
ड्योढ़ी, पौली, 2. तांबे का बतेन 3. लोहे की गदा 
या घन (लोहदण्ड ) । 

प्रघल (वि०) [प्र+-अद्‌ू+-शप, घसादेश: | खाऊ, पेट 
--सः . राक्षस खाऊपना, पेटूपन ॥ 

प्रघातः [ प्र+हब--घव्म_] 4. हत्या 2. संघर्ष, युद्ध । 

प्रघुण: [ प्र+घृुण--क ] अतिथि (पाठास्तर- प्राघृण, 
या प्राघूर्ण ) । 

प्रध्णं: [ प्र+घृर्ण +-अच | अतिथि--दे ० 'प्राघूर्ण । 

प्रधोष: | प्र+घष्‌ --घज्ा ] . शोर, शब्द, कोलाहरू 
2. हंगामा, होहल्ला । 

प्रचक्रम [ प्रगतहचक्रम--प्रा० स० ] कच करने वाली 
सेना, प्रयाणोन्मुख फ़ौज । 

प्रचक्षस्‌ (पुं०) [प्र०-चक्ष॒+अस्‌ ] . बृहस्पति ग्रह 
2. बृहस्पति का विशेषण । 

प्रचंड (वि०) [ प्रकर्षण चण्ड:--प्रा० श० ] 4. उत्कट, 
अत्यन्त तीव्र, उग्र 2. मज़बूत, शक्तिशाली, भीषण 
3. अत्युष्ण, दम घोटने वाली (गर्मी) 4. क्रुद्ध, कोपा- 
विष्ट 5. साहसी, भरोसा करने वाला 6. भयंकर, 
भयावह 7. असहिष्ण, असह्य । सम०---आतपः भीषण 
गर्मी,---घोण (वि०) लंबी नाक वाला,---सूर्य (वि० ) 
उष्ण या जलते हुए सूर्य वाला--ऋतु ० १।१,१० । 

प्रच (चा) यः [ प्र+चि-+-अचू, घञ च ] 4. सग्रह 


करना, (फूल आदि) चुनना 2. समुच्चग्र, मात्रा, 
संचय, राशि--महावी० २॥१५ 3. वृद्धि, वर्घन 
4. साधारण मेलजोल । 

प्रचयनम्‌ [ प्र+-चि-ल्यूट्‌ ] संग्रह करना, एकत्र करना। 

प्रचरः [ प्र+-चर्‌--अप्‌ | ॥. मा्ग, पथ, रास्ता 2. प्रथा, 
रिवाज । 

प्रचल् (वि०) [प्र+चल--अच्‌ ] . काँपता हुआ, 
हिलता हुआ, थरथराता हुआ,--कु० ५।३५, मा० 
१।३८ 2. प्रचलित, प्रथानुकल । 

प्रचछाकः [ प्र/+-चल-आकन्‌ | . धनुविद्या 2. मोर की 
पूँछ 3. साँप । 

प्रचकाकिन्‌ (पुं०) [प्रचकाक--इनि|] मोर-उत्तर० २।२९। 

प्रचलायिक (वि०) [ प्रचलक--क्यहू+-क्त ] इधर उधर 
करवट बदलने वाला, लढ़कने वाला,--तम्‌ सिर 
हिलाना (बे २ ऊँधघते या सोते समय ) । 

प्रचायिका [ प्र/चि-+-णिच्‌-- ण्वुल---टाप्‌ ] (फूल आदि) 
बारी २ से चुनना 2. चुनने वाली स्त्री । 

प्रचार: [ प्र|/चर्‌--घजा ] 7. विचरण करना, भ्रमण 
करना 2. इधर उधर टहलना, घृमता--कु० ३।४२, 
3. दर्शन, प्रकटीभवन,--उत्तर० ९, मुद्रा० १ 4. प्रच- 
लन, प्रसिद्धि, रिवाज, व्यवहार, प्रयोग--विलोक्य 
ते रप्यधुना प्रचारमू--त्रिका० 5. आचरण, व्यवहार 
6. प्रथा, रिवाज 8. गोचरभूमि, चरागाह--याज्ञ ० 
२।१६६ 9. रास्ता, पथ--मनु ० ९।२१९ । 

प्रचाल:ः [ प्रकृष्टरचाल:--प्रा० स० ] वीणा की गरदन । 


प्रचालनम्‌ | प्र|/- चल --णिच्‌ +-ल्यूट ] विलोडन, हिलाना, 
हलचल । 
प्रच्तित (भू० क० कृ०) [ प्र+चि--क्त | . एकत्र किया 
हुआ, संचय किया हुआ, तोड़ा हुआ 2. ढेर किया 
' गया, संचित 3. ढका गया, भरा गया । 
प्रचुर (वि०) [ प्र+-चुर+क | 4. अति, यथेष्ट, बहुल, 
पुष्कल--नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च--भततु० 
२।४७, शि० १२॥७२ 2. बड़ा, विद्वाल, विस्तृत 
--प्रचुर पुरंदरधन:--गीत० २ 3. (समास के अन्त 
में) बहुत अधिक, भरपूर, परिपूर्ण---रः चोर । सम० 
- पुरुष (वि०) जनसंकुल, घना आबाद (षः)चोर । 
प्रचेतस (पुं०) [ प्र चित्‌--- असुन्‌ ] 4. वरुण का विशेषण 
--कु० २२१ 2. एक प्राचीन ऋषि जो स्मृतिकार 
था--मनु ० १।३५ । 
प्रचेत्‌ (पुं०) [ प्र+/चि--तच्‌ | रथवान्‌, सारथि । 
प्रचेलम [ प्र|-चेल-अच्‌ | चन्दन की पीली लरूकड़ी । 
प्रचेलकः [ प्र|-चेल --ण्वुल ] घोड़ा | 
प्रचोद: [ प्र/चुद-घण्म ] 4. आगे हाँकना, बलपू्वक 
चलाना, आगे बढ़ने के लिए उकसना 2. भड़काना, 
प्रेरित करना । 


( एडंॉे ) 


प्रचोदनम्‌ [ प्र/चुद--ल्यूट ] . हाँक कर आगे बढ़ाना, 
बलपूर्वक चलाना, उकसाना 2. भड़काना, जमा देना 
3. आदेश देना, निर्देश देना 4. नियम, विधि, समादेश | 

प्रचोदित (भू० क० क० ) [ प्र+चुद्‌ --क्त ] . बलपूर्वेक 
बढ़ाया हुआ, उकसाया हुआ <. भड़काया हुआ 
3. निदेशित, आदिष्ट, नियत किया हुआ--मनु० 
२।१९१ 4. भेजा गया, प्रेषित 5. निर्णीत, निर्धारित । 

प्रचछ (तुदा० पर०--पृच्छति, पृष्ट--प्रेर० प्रच्छयति, 
कमें० पृछयते, इच्छा० पिपूच्छिषति, पूछना, सवाल 
करना, प्रश्न करना, पूछताछ करना (ट्विकमंक) 
पप्रच्छ रामां रमणोभिलाषम्‌--रघु ० १४२७, भद्ठि० 
६।८, रघु० ३।५, भग० २।७, ब्राह्मणं कुशल पच्छत्‌ 
-“मनु० २।१२७ 2. ढुँढना, तठाश करता, अनु--, 
पूछताछ करना, इधर उधर के प्रश्न करना, आ--, । 
पूछना, प्रश्न करना 2. बिदा करना 3. बिदा होना 
(अ।० ) --आपृच्छस्व प्रियसखमम्‌ं तुंगमालिग्य शैलम 
“मेघ० १२, रघु० ८।४९, १२।१०३, परि---., पूछना, 
प्रन्‍न करना, पूछताछ करना । 

प्रछंछदः [ प्र+5छद--णिच्‌ --घ ] आवरण, आच्छादन, 
लपेटन, चादर, बिछावन बिस्तरे की चादर--रघधु ० 
१९।१२२। सम०--पटः बिछावन, चादर । 

प्रछछनम्‌,-ना | प्रच्छ--ल्युट्‌ | पूछताछ, परिपच्छा । 

प्रचछ्॒ल (भू० क० क०) [ प्र+च्छद्‌--क्त | . ढका 
हुआ, वस्त्राच्छादित, वस्त्र पहने हुए, लपेटा हुआ, 
लिफाफ में बन्द किया हुआ 2. निजी, गोपनीय 
“भतृ० २।६४ 3. छिपा हुआ, गुप्त (दे० प्रपर्वक 
छद ),--झ्वमूं . निजी द्वार 2. झरोखा, जाली, 
खिड़की,--प्वम्‌ (अव्य०) जा रूप से चुपचाप । 
सम०---तस्करः गुप्तचर, चोरी करता हुआ 
दिखाई न दे, परन्तु चोरी करे अवश्य । 

प्रचछदनम्‌ [ प्र--छर्द --ल्यूट्‌ | ।. वमन 2. बाहर निका- 
लना, फंकना 3. उलटी आने वाली (दवा) । 

प्रच्छादका [ प्र-छद्‌ +ण्बुल--टापू, इत्वम्‌ | उलटी 
होना, के आना । 

प्रचछादनम्‌ [ प्र+छदु--णिच्‌ --ल्यूट्‌ 4. ढकना, छिपाना 
2. उत्तरीय,ओढ़नी | सम ०-पटः लपेटन, ढकना, चादर । 

प्रछछादित (भू० क० कृ०) [ प्र+छद॒--णिच्‌--क्त ] 
. ढका हुआ, लपेटा हुआ, वस्त्राच्छादित आदि 2, गृप्त, 
छिपा हुआ । 

प्रच्छायम्‌ | प्रकृष्टा छाया यत्र | सघन छाया, छायादार 
स्थान-प्रच्छायसुलभ निद्रा: दिवसाः परिणामरमणीया: 
-श० १।३, मालवि० ३। 

प्रच्छिक७ (वि०) | प्रच्छ --इलच्‌ ] शुष्क, निर्जल । 

प्रच्यवः | प्र+च्यु,--अच्‌ ] . पात, बर्बादी 2, सुधार, 
प्रगति, विकास 3. वापसी | 


प्रच्यवनम्‌ [प्र+-च्यु--ल्युट] . विदा होना, मड़ना, बापसी 
2. हानि, वंचना 3. रिसना, झरना । 

प्रच्युत (भू० क० कृ०) [प्र+च्यू--क्‍्त | . टूट कर 
गिरा हुआ, झड़ा हुआ 2. भटका हुआ, विचलित 
3. स्थान भ्रष्ट, विस्थापित, पतित 4. खदेड़ा हुआ, 
भगाया हुआ । 

प्रच्युति: (स्त्री०) [ प्र/-च्यू--क्तिन्‌ | . बिदा होना, 
वापसी, 2. हानि, वञचना, अघःपतन--नित्यं प्रच्यति 
शंकया क्षणमपि स्वर्ग न मोदामहे-शा ० ४॥२० 3. पात, 
बबादी । 

प्रजः [ प्रविश्य जायायां जायते --जन्‌ --ड ] पति, स्वामी । 

प्रजनः [प्र--जत्‌--धज्य । गर्भाधान करना, पैदा करना, 
जन्म देना, उत्पादन--मनु० ३।६१, ९।६१ 2. पशु 
(नर पशु का मादा पशु से संगम) में गर्भाधान करना 
3. उत्पन्न करना,-पैदा करना--मनु ० ९।९६ । 


प्रजननम्‌ [ प्र|-जन्‌ -ल्यूद ] . प्रसजन, जनन, योनि में 
वीय-संसेचन 2. उत्पादन, जन्म, प्रसव 3. वीय॑ 
4. पुरुष या स्त्री की जननेन्द्रिय (लिग या भग) 
5. सन्‍्तान । 

प्रजनिका [ प्र+जन्‌-+णिच््‌ +ण्वुरू-|-टाप, 
माता । 

प्रजनुक: | प्र|/-जन्‌ --उक | शरीर, काया । 

प्रजल्प: [+जल्प्‌ू+-घञ |] बालूकलरव, गपशप, असाव- 
धान या ऊटपटांग शब्द (प्रेमी का अभिवादन करने में 
प्रयुक्त ) -- असूयेष्यामिदयुजा योहवधीरणमद्रया, प्रियस्य 
कोशलोद्गारः: प्रजल्प: स तु कथ्यते । 

प्रजल्पनम्‌ [ प्र-जल्प्‌ --ल्यट | . बातचीत करना, बोलना 
2. बालकलरव, गपशप । 


प्रजबिन्‌ (वि०) स्त्री०-नी) [प्र+जु-+इ नि.] आश्॒, 
द्रतगामी, वेगयानू--पुं० आशुगामी दूत, हरकारा । 

प्रजा [प्र/+जन्‌ -ड--टांप] (बहु० समास के अन्त में 
बदल कर 'प्रजस्‌ हो जाता हैँ जब कि प्रथम पद 
अ, सु या दुस हो, दे० रघु० ८३२, १८।२९) . 
प्रस॒जन, प्रसूति, जनन, प्रजोत्पत्ति, जन्म, उत्पादन 2. 
सन्तान, प्रजा, सनन्‍्तति. बच्चे, पक्षिशावक,--प्रजार्थ- 
ब्रतकशितांग---रघु० २।७३, प्रजाय॑ गहमेधिनाम्‌ 
“7१७, मनु० ३।४२, याज्ष० १।२६९, इसी 
प्रकार बकस्य प्रजा, सर्पप्रजा आदि 3. लोग, 
मनुष्य--ननन्दुः .सप्रजा: प्रजा:---मघृ० ४३, प्रजा: 
प्रजा: सवा इव तंत्रयित्वा- श० ५।५, (यहाँ प्रजा 
का 'सन्तान' अर्थ भी हं) रघु० १/७, २।७३, मनु० 
१।८ 4. वीय | सम०--अंतकः मृत्यू का देवता यम 
-7रघु० ८।४५,--ईप्सु (वि०) सन्‍्तान की इच्छा 
वाला,--ईशः,--ईश्वर: मनुष्यों का राजा, प्रभ--रघु ० 
३।६८, ५३२, १८।२९,--उत्पत्ति:,---उत्पादनम्‌ 


इत्वम्‌ ] 


(६ ६४५ ) 


सनन्‍्तान का पैदा करना,--क्राम (वि०) सन्‍्तान की 
इच्छा वाला,--सतंतुः वंश परम्परा, कुल,--दानम्‌ 
चॉदी,--नाथः ।. ब्रह्मा का विशेषण 2. राजा, प्रभु, 
राजकुमार--रघ्‌० 2।४८, १०।८३,--पः राजा 
--निषकः गर्भाधान, (गर्भाशय में स्थापित), बीज 
--रघ० १४।६०,--पतिः !. सष्टि की अधिष्ठात्री 
देवता--मनु० १२।१२१ 2. ब्रह्मा का विशेषण 
 --असस्‍्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभच्चंद्रो न कांतिप्रद 

॑विक्रम० १९ 3. ब्रह्मा के दस वंशप्रवर्तक पूत्र 
-दे० मन० ?१।३४ 4. देवशिल्पी विश्वकर्मा का 
विशेषण 5. सूर्य 6, राजा 7. जामाता 8. विष्ण का 
विशेषण 9 पिता, जनक 0 लिग,--पालः,--पालक 
राजा, प्रभ,--पालिः--शिव का विशेषण,--वद्धि 
(स्त्री०) सन्‍्तान की वृद्धि,--सज्‌ ब्रह्मा का विशेषण 
शि० १।२८,--हित (वि०) बच्चों के या लोगों 
के लिए हितंकर (तम ) पानी । 

प्रजागरः [प्र+-जाग--अप | . रात को जागते रहना 
निद्रा का अभाव--प्रजागरात्‌ खिलीभूतः तस्या 
स्वप्त समागम:ः--श० ६।२१ 2. चौकसी, सावधानी 
3. अभिभावक, संरक्षक 4. कृष्ण का विशेषण । 

प्रजात (भू० क० कृ०) [प्र+जन्‌--क्‍्त]| पदा हुआ 
उत्पन्न,---ता वह स्त्री जच्चा जिसके बच्चा पेंदा 
हुआ हो । 

प्रजाति: (स्त्री०) [प्र+जन्‌ +क्तिन्‌ | !. प्रसजन, प्रसूति, 
उत्पादन, जन्म देना 2. प्रसव 3. प्रजननात्मक शक्ति 
4. प्रसववेदना, प्रसवपीड़ा । 

प्रजावत्‌ (वि०) [प्रजा-+-मत॒प | प्रजा या सन्‍्तान वाला 
2. गर्भवती,--ती भाई की पत्नी, भाभी--रघु० 
१४।४५, १५।१३ 2. विवाहिता नारी, मात॒का, माता । 

प्रजिनः [प्र/+जि-|-नक्‌] वाय । 


प्रजीवनम्‌ [प्र/-जीव--ल्यूट] जीविका, जीवन निर्वाह 
का साधन । 

प्रजुष्ट (वि०) [प्र+जुष--क्त| अनुरक्त, भक्त, जूटा 
हुआ । 

प्रत॒ (वि०) [प्र--ज्ञा+-क] ब्‌ द्धिमान, मेधावी, विद्वान । 

प्रज्नाप्तः [त-+-ज्ञा+णिच्‌ -+ क्तिन] . सहमति, प्रतिज्ञा 
2, शिक्षा, सूचना, समाचार देना 3. सिद्धान्त । 

प्रज्ञा [प्र+-ज्ञा+-अ--०प्‌ | ।. मेघा, समझ, बद्धि, बद्धि 
मत्ता,--आका रसद्शप्रज्ञ: प्रज्ञुया सदशागम:--रघ्‌ ० 
१।१५, शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेक प्रज्ञा कुल 
च विभवं॑ च यशइच' हन्ति--सुभा० 2. विवेक 
विवेचन, निर्णय 3. तरकीब, योजना 4. बृद्धिमती 
और विदृषी स्त्री। सम०-चक्षुस्‌ (वि०) अंधा 
(शा० बुद्धिरूपी एकमात्र आँख रखने वाला), (पुं०) 
घृतराष्ट्र का विशेषण, (नपं०) मन की आँख, 


मानसिक चक्षु, मन--मालवि० १,--वद्ध (वि०) 
समझदारी म॑ बूढ़ा,--हीन (वि०) निर्बृद्धि मखें, 
बेवकफ । क्‍ 

प्रजात (भू० क० कृ०) [प्र-+ज्ञा+-क्त] !. जाना हुआ, 
समझा हुआ 2. अन्तरयक्त, विविक्त 3. स्पष्ट, साफ 
4. प्रसिद्ध, सुविख्यात, विश्वुत । 

प्रभानम [प्र-+ज्ञा+ल्यट| . बद्धि, जानकारी, समझ 
2. चिह्न, प्र तीक, निशान । 

प्रज्ञावत्‌ (वि०) [प्रज्ञा--मतुप] समझदार, बृद्धिमान । 

प्रज्ञाल, प्रश्न (स्त्री०--ती ), प्रज्ञिक (वि०) [प्रज्ञा-+- 
लच्‌, इनि, इलच च] समझदार, बृद्धिमान्‌, मनीषी । 


प्रतु (बि०) [प्रगते विरले जानुनी यस्य--ब० सै०, ज्ञ 
आदेश: | धनष्पदी, (जिसकी टांगे धनष की भांति 
मुड़ी हों), घुटने पर मड़ी हुईं टांगों वाला। 
( प्रज्ञ भी ) 

प्रज्बलनम्‌ [प्र--ज्वल--ल्‍ल्यूट| देदीप्यमान होना, लपटे 
उठना, जलना, दहकना । क्‍ 

प्रज्ज्लित (भू० क० कृ०) [प्र+-ज्वल--क्त]| [. लपटों 
में होना, जलना, लप्े उठना, देदीप्यमान होना 2 
चमकोीला, जगमगाता हुआ । 

प्रडोनम [प्र//डी--- क्त | . हर दिशा में उड़ना 2. आगे 
दोड़ना, 'डीन' के अन्दर दे०, 3. भाग जाना । 

प्रण (वि०) [पुरा भव:--प्र +-न | पुराना, प्राचीन । 

प्रणलः [ प्रकृष्ट: नखः--प्रा० स०] कील का सिरा । 

प्रणत (भू० क० क्ृ०) [प्र+नम्‌-+कत| [. झुका हुआ, 
रुझानवाला, प्रवण 2. प्रणाम करना, नमस्कार करना 
3, विनम्र 4. कुशल, चतुर--दे० प्र पूर्वक 'नम्‌ । 

प्रणति: (स्त्री० ) [प्र|/-नम्‌--क्तिन्‌ | . प्रणाम, नमस्कार 
अभिवादन--तव सवंविधेयवर्तिन: प्रर्णात बिभ्रति के न 
भूभतः--शि० १६।५, रध्‌० ४॥८८ 2. विनयशीलता, 
नम्रता, शिष्टाचार -स ददश वेतसवनाचरितां प्रणरति 
बलीयसि समद्धिकरीम--कि० ६।॥५, निर्जितेष तरसां 
तरस्विनां शत्र॒ष॒ प्रणतिरेव कीत॑ये --रघ्‌ु० ११८९ । 

प्रणदनम [प्र/-नद--ल्यट| शब्द करना, आवाज करना 
शब्द, ध्वनि 

प्रणयः [ प्र+नी-+-अच्‌ ] 4. विवाह करना, पाणि ग्रहण 
करना (यथा विवाह में )--मा० ६।१४ 2. (क) प्रेम 
स्नेह, चाव, अनुरक्ति-अभिरुचि,-प्रीतिसाधा रणो5यम॒- 
भयो: प्रणय: स्मरस्य--विक्रम ० २।१६, साधारणोब्य 
प्रणण:--श० ३, ६॥७, ५।२३, मेघ० १०५, रघु० 
६।१२ भतं० २४२ (ख) अभिलाषा, इच्छा, लालसा 
“कु० ५।८५, मा० ८|७, श० ७।१६ 3. मित्रता- 
पूर्ण परिचय, प्रीति, मंत्री, घनिष्ठता--मा० १॥९ 
4. परिचय, भरोसा, विश्वास--श० ६ 5. अनग्रह, 
कृपा, सौजन्य-अलंकृतो5स्मि स्वयंग्राहप्रणयंन भवता-- 


( ६४६ ) 


मच्छ० १, १।४५ 6. अनरोध, प्रार्थना, निवेदन--- 
तड्भ तनाथानग नाहंसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुम 
--रघ० २॥२८, विक्रम० ४॥१३ १. श्रद्धा, भवित 
8, मोक्ष । सम०--अपराधः प्रम या मित्रता के 
विरूद्ध अपचार,---उन्मुख (वि० ) [. प्रमाविष्ट, अपना 
प्रेम प्रकट करने को उद्यत--मालवि० ४॥१३ 2. प्रेमा- 
वेश के कारण आतुर,--कलहः प्रेमी का झगड़ा, कृत्रिम 
या झठमठ का झगड़ा--नाप्यन्यस्मात्प्रणयकलहाद्ठि 
प्रयोगोपपत्ति:-मेघ ० (मल्लि ०-नकली या कल्पित ) 
कुपित (वि०) प्रेम के कारण क्रुद्ध-मेघ० १०५, 
कोप: किसी नायिका का अपने नायक के प्रति झूठ 
मछ का क्रोध, नखरों से भरा क्रोध,-- प्रकषः अत्यधिक 
प्रेम, तीजत्र अनुराग,--भंगः . मित्रता का टूट जाना 
2. विश्वासघात,--बचनम प्रेमाभिव्यक्ति,--विमसल 
(वि०) . प्रेम से पराहुमुख 2. मित्रता करने में 
अनिच्छुक -- मेघ ० २७,--विहति;, -- विघातः ( प्राथना 
आदि की ) अस्वीक्ृति, न मानना । 


प्रणयनम [प्र--नी-+-ल्यद ] . लाना, ले आना 2. संचा- 
लन करना, पहुंचाना 3. पालन करना, कार्यान्वयन 
करना, अनुष्ठान ६।९ 4, लिखना 
अक्षरयोजन करना 5. निर्णयादेश देना, दण्डाज्ञा देना 
परिनिर्णय या पंचनिणंय देना, यथा दण्डस्य प्रणयनम । 
प्रणयवत्‌ (वि०) [प्रणय-मत॒प्‌] £. प्रेम करने वाला, 
प्रीतिकर, स्नेही---रघ्‌० १०।५७ 2. स्पष्टवक्‍ता, खरा 
3. अत्यन्त उत्कण्ठित, आतुर । 
प्रणयिन्‌ (वि०) [ प्रणय--इनि |] [. प्रेम करने वाला 
स्‍्नेही, कृपाहल, अनरक्त--मा० ३।९ 2. प्रिय, अत्यंत 
प्यारा 3. इच्छक, लालायित, उत्कण्ठित--श ० ७। १७ 
मेघ० ३, रघ० ९।५५, ११।३ 4. सुपरिचित, घनिष्ठ 
मित्र, साथी, कृपापात्र--कु० ५१११ 2. पति 
मी 3. कृतांजलि, विनम्र निवेदक, प्रार्थी--स्वार्थात्‌ 
सतां गझरुतरा प्रणयिक्रियव--विक्रम० ४॥१५, १।२ 
4. पूजक, भकक्‍त--कु० ३।६६,--नी . गृहिणी 
प्रियतमा, पत्नी 2. सखी, सहेली । 
प्रणवः [प्र/न्‌+अप्‌, णत्वम्‌] ?. पवित्र अक्षर ओम्‌- 
आसीन्मही क्षितामा द्यः प्रणवश्छंदसा मिव-रघ्‌ ० १।११, 
मन ० २।७४, कु० २,१२, भग० ७।८ <. एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र (ढोल या मृदंग) 3. विष्णू या परम- 
पुरुष परमात्मा का विशेषण । | 
प्रणण (वि०) [ प्रगता नासिका यस्य, सादेश 
णत्वम॒ | लम्बी नाक वाला, बड़ी नाक वाला । 
प्रणाडी [--प्रणाली, लस्य ड:| अन्तरायण, अन्त: प्रवेशन 
माध्यम । 
प्रणादः [प्र--नद्‌--घझा ] 7. ऊंची आवाज, चीत्कार, 
क्रंदन: 2. दहाड़ना, दहाड़ 3. हिनहिनाना, रंकना 


अच्‌, 


हर्षातिरेक की कलकलध्वनि, वाहवा, क्‍या खब 

5. दुह्ाई देना 6. कान का विशेष रोग (इस रोग 
में कानों में भनभनाहट' की ध्वनि होती ह) 

प्रणामः [प्र|-नम्‌ -घज्य ] . झकना, नमस्कार करना 
नमन या नति 2. सादर नमस्कार, अभिवादन, दण्ड- 
व॒त्‌ प्रणाम, प्रणति, यथा साष्टांग प्रणाम--कु० 
६९९१ । 

प्रणायकः [प्र/नी--ण्वल| !. नेता, सेनापति 2. पथ- 
प्रदशं क, प्रधान, मख्य । 

प्रणाग्य (वि०)[प्र+नी--ण्यत्‌ | . प्रिय, प्यारा 2. खरा 
ईमानदार, स्पष्टवादी 3. अप्रिय, अनभिमत--भदट््‌ट० 
६।६६ 4. आवेश शून्य, विरक्‍्त | 

प्रणालः,-ली, प्रणालिका [ प्र+-नलू --घरछा, प्रणाल-- 
डीष, प्रणाली --/- कन्‌+टठाप, ह्ृस्वः] नहर, जलसागं, 
ताली--कुव न पूर्णा नयनपयसां चक्रबाले: प्रणाली:--- 
उ० सं० २, शि० ३।४४ 2. परंपरा, अविच्चछन्न 
सिलसिला | 

प्रणाशः [प्र|नश्‌-+-घज्य | ॥. विराम, हानि, लोप,-- 
कि० १४।९ 2. मत्य, विनाश--रघ० १४।१ । 

प्रणाश्न (वि०) [प्र+-नश-+णिच्‌ --ल्यूट | नष्ट करने 


वाला, हटाने वाला,--नम्॒ समच्छेदन, उन्मूलन 
रघु० २३।६० । 

प्रणसित (वि०) [ प्र-+-निस्‌--क्त ] जिसका चुम्बन 
किया हो । 


प्रणिधानम्‌ [ प्र/+नि--धा--ल्यूद | . प्रयोग करना 
नियुक्त करना, व्यवहार, उपयोग 2. महान प्रयत्न 
शक्ति 3. धामिक मनन, भावचिन्तन---रघ्‌ु० १।७४ 
८।१९, विक्रम० २ 4. सम्मानपूर्ण व्यवहार (अधि० 
के साथ ) 5. करमंफलत्याग । 


प्रणिधिः [ प्र+नि+धा-+-कि ] . चौकन्ना रहने वाला 
ताक-झांक करने वाला 2. गुप्तचर भेजना 3. जासूस, 
भेदिया--कु० ३६, रघ० १७।४८, मन ० ७।१५३, 
८।१८२ 4, टहलआ, अनचर 85. देखभाल, ध्यान 
6. निवेदन, अन रोध, प्रार्थना । 

प्रणिनादः | प्र/+नि-+-नतद--घछ््य ] गहरी ध्वनि । 

प्रणिषतनम्‌, प्रणिपात: [ प्र|-नि+-पत्‌--ल्यट, घछ्ण च ] 
. परों में गिरना, साष्टांग प्रणाम, विनति--रघ॒ ० 
४६४ 2. अभिवादन, नमस्कार, सादर प्रणति 
-कु० २।६१,४।२५, रघु० ३।२५॥। सम०-रस 
शस्त्रास्त्रों प्र उच्चारण किया जाने वाला जादू 
का मंत्र । 

प्रणिहित (भू० क० क्ृ०) [प्र/नि--धा-+-क्त] . रक्‍्खा 
हुआ, व्यवहृत 2. जमा किया हुआ 3. फंलाया हुआ, 
पसारा हुआ--मेघ० १०५ 4. न्यस्त, समपित, सुपुद्द 
5. एकाग्रचित्त, लवलीन, जुटा हुआ 6, निर्धारित, 


( ६४७ ) 


निश्चित 7. सावधान, चौकस 8. अवाप्त, उपलब्ध 
9. भेद लिया हुआ (दे० “प्रणि' पवक धा) । 

प्रणीोत (भू० क० कृ०) [प्र--ती--क्त ] !. सामने 
प्रस्तुत, आगे पेश किया हुआ, उपस्थित 2. सौंपा 
गया, दिया गया, प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया 
गया 3. लाया गया, कम किया गया +. कार्यान्वित, 
कार्य में परिणत. अनुष्ठित 5. सिखाया गया, नियत 
किया गया 6. फेंका हुआ, भेजा गया, सेवामुक्त 
(दे० प्र पूवक 'नी),--तः मंत्रों से अभिसंस्क्ृत की 
गई यज्ञाग्नि,---तम्‌ पकाया हुआ या संवारा हुआ कोई 
पदार्थ यथा चटनी, अचार आदि | 

: प्रणत (भू० क० क्ृ०) [प्र-+नु+कक्‍्त | प्रशंसा किया 
गया, इलाघा किया गया । 

प्रणुत्त (भू० क० कृ०) [ प्र+नुद-+-क्त ] . हॉककर 
दूर किया हुआ, पीछे ढकेला हुआ 2. भगाया हुआ । 

प्रणुन्न (भू० क० क्ृ०) [ प्र+नुद्‌्--क्त, नत्वम ] . हाँक 
कर दूर भगाया हुआ, 2. गतिशील किया हुआ 
3. भगाया हुआ 4. हिलता हुआ, कॉपता हुआ । 


प्रणत (पुं०) [ प्र+नी-+-तृच ] . नेता 2. निर्माता, ख्रष्टा 
3. किसी सिद्धांत का उद्धोषक, व्याख्याता, अध्यापक 
4. पुस्तक का रचयिता । 

प्रणेय (वि०) [ प्र+नी+य | [. पथप्रदर्शन किये जाने 
योग्य, नेतृत्व दिये जाने योग्य, शिक्षणीय, विनम्र, 
विनीत, आज्ञाकारी 2. कार्यान्वित या निष्पन्न किये 
जाने योग्य 3. निश्चित या स्थिर किये जाने योग्य । 

प्रणोद: [ प्र/नृद-घञ | !. हाँकना 2. निदेश देना । 

प्रतत (भ० क० कृ०) [ प्र+तन्‌--क्‍्त | . बिछाया 
हुआ, ढका हुआ 2. फैलाया हुआ, पसारा हुआ । 

प्रतति: (स्त्री०) [ प्र+-तन्‌-क्तिन्‌ ] . विस्तार, फलाव, 
प्रसार 2. लता । 

प्रतन (वि०) (स्त्री०-नी) [ प्र+-तन्‌-+अच्‌ ] पुराना, 
प्राचीन । 

प्रतन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नु,-न्वी ) |प्रकृष्ट: तन्‌ः, प्रा० स० | 
* पतला, सृुक्ष्म,'सुकुमार -मेघ० २९ 2. अत्यल्प, 
सीमित, भीड़ा-प्रतनृुतपसाम्‌-का ० ४३, उत्तर० १।२०, 
मेघ० ४१ 3. दुबला-पतला, कृश 4. नगण्य, मामूली । 

प्रतपनम | प्र/+तप्‌--ल्यूट | गरमाना, गरम करना । 


प्रतप्त (भू० क० कृ०) [ प्र+तप्‌-+-कक्‍्त ] !. तपाया 
हुआ 2. गर्म, उष्ण 3. संतप्त, सताया हुआ, पीडित । 

प्रतरः [ प्र+त+अप्‌ | पार जाना, पार करना या जाना । 

प्रतक :, प्रतकंणम्‌ [प्र-/तक -|-अप्‌, ल्युट्‌ू च |] . अटकट, 
कल्पना, अनुमान 2. विचारविमश । 

प्रतलम्‌ [ प्रकृष्ट तलम्‌--प्रा० स० ] निम्नलोक के सात 
विभागों से एक--दे० पाताल,--लः खुले हाथ की 
हथेली । 


प्रतान: [ प्र||तन--घञा | 4. अंकुरः तन्तु--लताश्रता- 
नोद्ग्रथितें: सकेश:--रघु० २।८, श० ७॥११ 2. लता, 
नीचे भूमि पर ही फंलने वाला पौधा 3. शाखा- 
प्रशाखा, शाखा संविभाग 4. धनुर्वात रोग या मिरगी 
रोग । 

प्रतानिन (वि०) [ प्रतान-+-इनि ] !. फंलाने वाला 
2, अंकुर या तन्तु वाला,--नी फैलाने वाली लता । 

प्रषात: | प्र+-तप्‌--घञ ] . ताप, गर्मी-पंच० १।१०७ 
2. दीप्ति, दहकती हुई गर्मी--कु० २।२४, 3. आभा, 
उज्ज्वलता 4. मर्यादा, शान, यश--महावी० र२।४ 
5. साहस, पराक्रम, शौय-- प्रतापस्तत्र भानोहच युग- 
पदव्यानशें दिशः - रघु० ४१५, यहाँ '्रताप का 
अर्थ गर्मी भी है) ४॥३० 6. शक्ति, बल, ऊर्जा 
7. उत्कण्ठा, उत्साह । क्‍ 

प्रतापन (वि०) [प्र-तप्‌+णिच्‌--ल्युट्‌ ] 4. गमने 
वाला 2. संताप देने वाला,-- नम्‌ . जलाना, तपाना, 
गर्माना 2. पीड़ित करना, सताना, दण्ड देना,-नः 
एक नरक का नाम । 

प्रतापवत्‌ (वि०) [ प्रताप-+-मतुप्‌, वत्वम्‌ ]. कीतिशाली, 
ओजस्वी 2. वलशाली, शक्तिसंपन्न, ताक़तवर-पुं ० 
शिव का विशेषण । 

प्रतार: [ प्र|[त-णिच्‌ +-घजञा_ ] . पार ले जाने वाला, 
2. धोखा, जालसाजी । 

प्रतारक: [ प्र|/त+णिच्‌--प्त्रुल ] ठग, छद्मवेषी । 

प्रतारणम [ प्र|-त+णिच्‌ +ल्यूट्‌ | . पार ले जाना 
2. घोखा देना, ठगना, छल, कपट, - णा जालसाजी, 
धोखा, मक्‍्कारी, धरतंता, बदमाशी, दगाबाजी, पाखंड 
-- यदीच्छसि वशीकत्‌ जगदेकेन कमंणा, उपास्यतां 
कलौ कल्पलता देवी प्रतारणा, प्रतारणासमर्थस्य 
विद्यया कि प्रयोजनम्‌ उद्धूठ । 


प्रतारित (वि०) [ प्र+त्‌ृ+णिच््‌ +क्त ] छला हुआ, 
ठगा हुआ । 

प्रति (अव्य) [ प्रथू--डति ]. धातु के पूर्व उपसग के 
रूप में लग कर निन्‍नांकित अर्थ हुूं“-(क) की ओर, 
की दिशा में (ख) व।पिस, लौट कर, फिर (ग) के 
विरुद्ध, के मुक़ावले में, विपरीत (घ) ऊपर, घृणा 
(इस उपसगे से युक्त कुछ घातुओं को देखिए) 
2. संज्ञाओं (कृदन्त से भिन्न) से पूर्व उपसगे के रूप 
में निम्नांकित अर्थ (क) समानता, समरूपता, सादृश्य 
(ख) प्रतिस्पर्घा--यथा प्रतिचन्द्र (प्रतिस्पर्धीचन्द्रमा ), 
प्रतिपुरुष आदि 3. स्वतंत्र रूप से संबंधवोधक अव्यय 
के रूप में प्रयकत (कर्म० के साथ) निम्नांकित अथ 
--(क) की ओर, की दिशा में, की तरफ-तौ दम्पती 
स्‍्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापपामास वशी .वसिष्ठ: 
--रघु० २७०, १।७५, प्रत्यनिल विचेरः--कु० रे। 


( ६४८ ) 


२१, वक्ष प्रतिविद्योतते विद्यतू-सिद्धा०, (ख) के 
विरुद्ध, प्रतिकूल, की विपरीत दिशा में, सम्मुख 
“-तदा यायाद्रिपुँ प्रति--मनु० ७।१७१, प्रदुद्ग॒व॒स्तं 
प्रति राक्षसेन्द्रम--रामा ०, ययावजः प्रत्यरिसन्‍्यमेव 
“रघु० ७॥५५, (ग) की तुलना में, सममल्य पर, 
के अनुपात में, जोड़ का--त्वं सहस्नाणि प्रति---ऋक ० 
२।१।८, (घ) निकट, के आसपास, पास की ओर, 
में, पर--समासेदुस्ततो गंगां श्ृंगवेरपुरं प्रति---रामा ०, 


गंगां प्रति (ह8) के समय, लगभग, दौरान में-आदित्य- 


स्योदयं प्रति--महा ०, फाल्गनं वाथ चेंत्र वा मासौ 
प्रति--मनु ० ७४१८२, (च) की ओर से, के पक्ष में, 
के भाग्य में--यदत्र मां प्रतिस्यात्‌--सिद्धा ०, हरं प्रति 
हलाहल (अभवत्‌ )--वोप०, (छ) प्रत्येक में, हरेक 
में, अलग-अलग (विभागसूचक ), वर्ष प्रति, प्रतिवर्षम्‌, 
यज्ञ प्रति--याज्ञ ० १११०, वक्ष वक्ष प्रति सिचति 
>सिद्धा०, (ज) के विषय में, के संबंध में, के बारे 
में, विषयक, बाबत, विषय में--न हि मे संशीतिरस्या 


दिव्यतां प्रति--का ० १३२, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि 
विप्रलब्धासि--मुद्रा ० १, धर्मप्रति-श० ५, मंदौत्सुक्यो 
5स्मि नगरगमनं प्रति--श० १, कु० ६।२७, ७।८३, 
याज्ञ० ९२१८, रघु० ६॥१२, १०२०, १२।५१, 
(झ) के अनुसार, के समनुरूप--मां प्रति (मेरी 
सम्मति में ), (व्य) के सामने, की उपस्थिति में, (ट) 
क्योंकि, के कारण 4. स्वतंत्र संबंघवोधक अव्यय के रूप 
में (अपा० के साथ) इसका अर्थ है, (क) प्रतिनिधि, 
के स्थान में, के बजाय--प्रद्यम्न: क्ृष्णात्प्रति-सिद्धा ० 
संग्रामे यो नारायणतः प्रति--भटद्टि० ८।८९, अथवा 
(ख) की एवज में, के बदले--तिलेभ्यः प्रति यच्छति 
माषानू--सिद्धा ०, भकतेः प्रत्यमतं शम्भो:--बोप ० 
5. अव्ययीभाव समास के प्रथम पद के रूप में प्राय: 
इसका अर्थ हूँ, (क) प्रत्येक में या पर, यथा प्रतिसं- 
वत्सरम्‌--( प्रतिवर्ष ), प्रतिक्षणं, प्रत्यहं आदि, (ख) 
को ओर, की दिदल्ला में--प्रत्यग्नि शलभा डयन्ते 
6. प्रति कभी कभी 'अल्पतार्थ' प्रकट करने के लिए 


अव्ययीभाव समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त 
होता हूँ सूपप्रति, शाकप्रति (विद्ये० निम्नांकित 
समासों में वह सब शब्द जिनका दूसरा पद क्रिया के 
साथ अव्यवहित रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, सम्मिलित 
कर दिए गए हैं, अन्य शब्द अपने२ स्थानों पर मिलेंगे । 
सम०--अक्षरम्‌ (अव्य०) प्रत्येक अक्षर में--प्रत्यक्षर 
इलेषमयप्रबंध --वास ०,---अग्नि (अव्य०) अग्नि की 
ओर,---अंगम्‌ !. (शरीर का). गौण या छोटा अंग 
“जसे कि नाक 2. प्रभाग, अध्याय, अनुभाग 
3. प्रत्येक अंग 4. अस्त्र (अव्य ०--गम्‌) 4. शरीर 
के प्रत्येक अंग पर-यथा-प्रत्यंगमालिगित:-गीत ० १ 2. 


प्र्यक उपप्रभाग या उपांग के लिए,--अनन्तर 
(वि०) . सट कर पड़ोस में होने वाला 2. उत्तरा- 
घधिकारी के रूप में) निकटतम विद्यमान 3. तुरन्त 
बाद का, बिल्कुल जुड़ा हुआ--जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स 
ह्यस्थ (ब्रह्मणस्य) प्रत्यनंतरः:--मनु० १०८२, ८। 
१८५,--अनिलम्‌ (अव्य०) हवा की ओर, या हवा 
के विरुद्ध-अनीक (बि०) ॥. विरोधी, विरुद्ध, 
विद्वेषी 2. मुकाबला करने वाला, विरोध करने वाला 
--(कः) शत्र्‌ (--कस्‌) !. विरोध, शत्रता, विप- 
रीत ढंग या स्थिति--न शक्ताः प्रत्यनीकेष्‌ स्थातुं मम 
सुरासुरा:--राम ० 2. शत्रु को सेना--यस्य श्रा महे- 
ष्वासा: प्रत्यनीकगता रणे--महा ०, येज्वस्थिताः प्रत्य- 
नीकेषु योधा:--भग ० ११३२, (यहां “प्रति”! का अर्थ 
'शत्रता' भी है) 3. (अलं० शास्त्र) अलंकार-- इसमें 
एक व्यक्ति उस शात्रु को जो स्वयं घायल नहीं हो 
सकता, चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है---प्र तिपक्षम- 


शक्तेन प्रतिकतूँ तिरस्क्रिया, या तदीयस्य तत्स्तुत्ये 
प्रत्यतीक तदुच्यते--काब्य ७» १०,--अनुमानस्‌ प्रति- 
कल उपसंहार--अंत (वि०) संसक्त, सटा हुआ, 
साथ लगा हुआ, सीमावर्ती (तः) ॥. सीमा, ह॒द, 
रघु० ४॥२६, 2. सीमावर्ती देश, विशेषतः म्लेच्छों 
द्वारा अधिकृत प्रदेश, 'देशः सीमावर्ती देश, पवबंतः 
साथ लगी हुई पहाड़ी--पादा: प्रत्यंग पर्वता:--अमर ०, 
“अपकारः प्रतिशोध, बदले में क्षति पहुंचाना-शाम्ये- 
त्प्रत्ययकारेण नोपकारेण दुर्जन:--कु० २।४०,---अब्दम्‌ 
(अव्य० ) प्रतिवर्ष---अभियोगः बदले में दोषारोपण, 
प्रत्यारोप,-- अमित्रम_ (अव्य०) शत्रु की ओर, --अर्के: 
झूठमूठ का सूरज,--अवयवबम (अव्य०) ॥. प्रत्येक 
अंग में 2. प्रत्येक विशेषता के साथ, विवरण सहित, 
“जअवर (वि०) 4. निम्न पद का, कम सम्मानित 2. 
अधम, पतित, अत्यंत निगण्य,--अह्मन्‌ (पुं०) गेरु, 
-“अहम (अव्य०) प्रतिदिन, हररोज, रोज--गिरि- 
शमुपचचार प्रत्यहमू--कु० १।६०,---आकार:, कोष, 


म्यान,---आघात: !. प्रत्याक्रमण 2. प्रतिक्रिया,-आचार: 
उपयुक्त आचरण या व्यवहार, - आत्मम, अकेला, 
अलग अलग,--आदित्य: झूठमूठ का सूरज,--आरंभ: 
. फिर शुरु करना, दूसरी बार आरंभ करना 2. 
प्रतिषिध,-- आज्ञा . उम्मीद, पवंधारणा--मा० ९।८ 
2. विश्वास, भरोसा,--उत्तरम. जवाब, उत्तर का 
उत्तर,--उलक: . कौवा 2, उलल से मिलता-जुलता 
पक्षी,--ऋच (अव्य०) प्रत्येक ऋचा में,-एक (वि०) 
प्रत्यक, हरेक. हरकोई (अव्य० कम) . एक एक 
करके, एक बार में एक, अरूग, अलग, अकेला, हर 
एक में, हर एक को (बहुधा विशेषणात्मक बल के 
साथ )--विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मन:-रघु ० 


( ६४९ 


१२।९ (प्रत्येक सज्जन पृरुष के मन में प्रवेश किया ) 
१२।३, ७।२४, कु० २।३१,-कंचुक: शात्रु--क्रठम्‌ 
(अव्य०) . अलग अलग, एक एक करके 2. गले के 
निकट,--,कश: (वि० ) उद्‌दंड, जो हण्टर से भी वश 
मन आवे,---काय: 4. पुतला, प्रतिमा, चित्र, समानता 
2. शत्र--की ० १३॥२८ 3. लक्ष्य, चाँदमारी, निशान 
--कितवः जूए में प्रतिद्वन्द्दी,--कुंजर: प्रतिरोधी हाथी 
“कपः परिवार, खाई,--कुूछू (वि०) अननुकूल 
विरीघी, प्रत्तिपक्षी, विरुद्ध--प्रतिकलतामपगते हि 
विधो विफलत्वमेति बहुसाघनता--शि० ९६, कु० 
३।२४ 2. कठोर, बेमेल, अप्रिय, अरुचिकर--अप्यन्न- 
पुष्टा प्रतिककशब्दा-कु ० १।४५ 3. अशुभ 4. विरोधी 
5. उलटा, व्यत्कान्त 6. विपरीत, आड़ा, ककंश, कठोर 
“आचरितम कुत्सित या आक्रमणात्मक कार्य अथवा 
आचरण --रघ्‌ ० “८।८९, उक्तम क्ति ( स्त्री ० ] 
विरोध, कारिन (वि० )विरोध करने वाला, - दर्शन 
(वि०) अशुभ अथवा अभद्र दशनों वाला, प्वर्तिन 
>-वतिनू (अव्य०) विपरीत काय करने वाला, 
उलटा मार्ग ग्रहण करने वाला, "भाषिन्‌ (वि०) 
विरोध करने वाला, असंगत बोलने वाला, “वचनम 
अरुचिकर या अप्रिय भाषण,-- कलम (अव्य०) ॥. 
विरोधी ढंग से, विपरीतता के साथ 2. उलटी तरह से 
विपयस्त क्रम से,--क्षणम्‌ (अव्य०) प्रत्येक क्षण, हर 
समय,--कु० ३।५६, --गजः आक्रमणकारी हाथी, 
--गात्रम्‌ (अव्य० ) प्रत्यक अंग में,---गिरि: 4. सामने 
का पहाड़ 2. छोटा पहाड़,--गहम्‌,--गेहम्‌ (अव्य० ) 
हर घर में,-पग्रामम्त (अव्य०) हर गांव में,--चंद्र: 
झूठमूठ का चाँद, - चरणम्‌ (अव्य०) ॥।. प्रत्येक 
(वैदिक) .सिद्धान्त या शाखा में 2. हर पग पर, 
छाया [. प्रतिबिम्ब, परछाईं, खाया 2. 
प्रतिमा, चित्र-जंघा टाँग का अगढहा भाग 
>+जिह्दा,जिह्विका गले की भीतर की घंटी, मांस- 
ताल, कोमल तालू, तंत्रश (अव्य०) प्रत्येक तंत्र या 
सम्मति के अनुसार,--तंत्रसिद्धान्तः एक एसा सिद्धांत 


जिसको एक ही पक्ष ने माना हो (वादिप्रतिवाद्येकत र- 
मात्रा भ्यूपगत: ) ,--श्यहम्श, (अव्य०) लगातार तीन 
- दिन तक, - दिनम्‌ (अव्य०) हर रोज, दिशम्‌ 
(अव्य०) हर दिशा में, चारों ओर, सत्र मेघ० 
५८,--देशम्‌ (अव्ग्र०) प्रत्येक देश में, - देहम्‌ 
(अव्य० ) हरेक शरीर में,--देवतमा (अव्य०) प्रत्येक 
देवता के निर्मित्त.-६न्द्रः . प्रतिस्पर्धी, विरोधी, श्र 
प्रतिदंद्वी 2. शत्ृ० (--द्वम्त) विरोध, शत्रता,--६ द्विन्‌ 
(वि०) 4. विरोधी, शत्रतापूर्ण 2. प्रतिकूल--कि० 
१६।२९ 3. लागडांट रखने वाला, प्रतिस्पर्घाशोल 
“श० ४ै।४, (--पुं० ) विरोधी, प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी 
्र 


) न 


“7रघु० ७।३७, १५।२५,--द्वारम्‌ (अव्य०) प्रत्येक 
दरवाजे पर,--धरः दूसरे घोड़े के साथ जड़ा हुआ 


 घोड़ा,--नप्त (पुं०) प्रपत्र, पौत्र का पुत्र--नव 


(वि०) 4. नूतन, युवा, ताज्ञा 2. हाल का खिला 
हुआ, या जिसमें अभी कलियाँ आई हों--मेघ० ३६, 
--नाडी प्रशिरा, उपनाडी,-- नायकः किसी काव्य का 
खलनायक जसे रामायण में रावण, तथा माघकाव्य में 
शिशुपाल,--पक्षः !. विरोधी पक्ष, दल या गुटबन्दी 
शत्रता 2. प्रतिकल, शत्र, दृश्मन, प्रतिद्॑ंद्री,-- प्रतिपक्ष- 
प्रतिद्ंद्वी पतनी--भामि० २।६४, विक्रमांक० 
१।७०, ७३, प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतुम्‌ - काव्य्र०१० 
समास में प्रायः सम या समान" अर्थ में प्रयक्त 
3. प्रतिवादी, महआल, -- पक्षित (वि०) . विरोध 
से युक्त, 2. विरोधात्मक प्रतिज्ञा से बिफल किया 
हुआ, (जसे न्याय में हेतु) (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष 
नामक दोष से युक्त हो ),- पक्षिन्‌ (वि०) विरोधी 
शत्र, पयम्‌ (अव्य०) मार्ग के साथ२, रास्ते की 
रास्ते की ओर,-प्रतिपथग तिरासीद्वंगदीर्घीक्षितांग:-कु ० 
३।७६, -- पदम्‌ (अव्य०) ॥. प्रत्येक पग पर 2. प्रत्येक 


स्थान पर, सत्र 3. प्रत्येक शब्द में,-- पादम (अव्य० ) 
प्रत्येक चरण में,-- पात्रम्‌ (अव्य०) प्रत्यंक भाग के 
विषय में, प्रत्यंक पात्र के विषय में - प्रतिपात्रमाधीयतां 
यत्न: - श० १ (प्रत्येक पात्र की देख रेख की जानी 
चाहिए,-- पादपम (अव्य० ) प्रत्येक वक्ष में,-- पाप 
(वि०) पाप के बदले पाप करने वाला, बुराई के 
बदले बुराई करने वाला,-- पु (पृ) रुषः . समान या 
सद॒श पुरुष 2, स्थानापन्न, प्रतिनिधि 3. साथी 
4. पुतछा - आदमी का पुतला जिसे चोर किसी घर 
में स्वयं घसने से पहले यह जानने के लिए फंका करते 
थे कि कोई जाग तो नहीं रहा ह 5. पुतला, पूर्बाह्म 
(अव्य०) प्रत्येक मध्याह्मपुवं, हर दोपहर से पहले 

प्रभातम्‌ (अव्य० ) प्रत्यक सुबह, --प्राकारः बाहरी 
परकीटा या फसील,---प्रियम बदले में की गई क्पा या 
सेवा . रघू० ५।५६,-- बंधः जो पद व स्थिति में 
समान हो,-- बल (वि०) बल में समान, अपने जोड़े 
का, समान शक्तिशाली ( - लम्‌ ) शत्रु की सेना 
-अस्त्रज्वालावलीढप्रतिबलज लघे रंतरौरवायमाणे-वेणी ० 
३।५, - बाहुः भूजा को अगला भाग, कोहनी से नीचे 
का भाग बि (वि) बः, बस . परछाई, प्रतिमर्ति 
कु० ६४२, शि० ९।१८ 2. प्रतिमा, चित्र, भट 
(वि० ) प्रतिस्पर्घी, प्रतिद्वंद्वी --घटप्रतिभटस्तनि - ने ० 
१३।५, (ट:) 4. प्रतिद्वंद्वी, प्रतिपक्षी 2. शत्रपक्ष का 
योद्धा - समालोक्याजौ त्वां विदधति धिकल्पान प्रति- 
भटा: -काव्य० १०,- भ्रयथ (वि०) १. भयावट 
भीषण, भयंकर, भयानक 2. खतरनाक--पंच ० 


( ६५० ) 


२।१६६, (यम) भय, खतरा,--मंडलम्‌ केन्द्रम्रष्ट 
परिवेश,-संदिरम्‌ (अव्य ०) प्रत्यक घर में, -- मलल्‍्ल 
प्रतिस्पर्षी, प्रतिद्वंद्वी--न ० १।६३, पातालप्रतिमल्‍्लगल्ल 
आदि--मा ० ५।२२, - मायाः जवाबी जादू, - मासम 
(अव्य० ) प्रतिमास, मासिक, - मित्रम शत्र, विरोधी 
-मुख (वि०) . मुंह के सामने खड़ा हुआ, सामन 
स्थित -प्रतिमुखागत - मनु० ८।२९१ 2. निकटवर्ती 
उपस्थित (खम्‌) नाटक की एक घटना या गौणकथा- 
वस्तु जो नाठक के महान परिवर्तन या उलट फेर को 
या ता जल्दी छादे या और भी अधिक देर कर दे 
दै० सा० द० ३३४ और ३५१ -३६४,--मुद्रा 
म्‌काबले की मोहर,--मुह॒तंम (अव्य०) प्रतिक्षण, 
“मतिः (स्त्री०) प्रतिमा, समानता,--यूथप 
आक्रमणकारी हाथियों के झूंड का अगआ या नेता 
--रथः प्रतिपक्षी योद्धा (श।० -यद्ध रथ में बठ कर 
लड़ने वाला )--दौष्यंतिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य--श ० 
४१९, -राज: विरोधी राजा, - रात्रम (अव्य०) 
हर रात, -रूप (वि०) . तदनुरूप, समान, मुकाबले 
का भाग रखने वाल्ा,--चेष्टाप्रतिरूपिका मनोव॑त्ति: 
--श० १ 2. उपयुक्त, समुचित (पम्‌) चित्र, प्रतिमा, 
समानता, --रूपकम्त्‌ चित्र, प्रतिमा, --लक्षणम्‌ तिशान, 
चिह्न, प्रतीक, -लिपिः (स्त्री०) लुूख की नकल, 
लिखी हुई प्रति,--लोम (वि०) (. नेसगिक क्रम के 
बिरुद्ध, व्यूत्कानत्त, उलटा 2. जाति विरुद्ध (अपने पति 
से उच्च वर्ण की स्त्री की सन्‍तान) 3. विरोधी 
4: नीच, दुष्ट, अधम 5. वाम (अव्य० मम) 
बालों के विपरीत, अनाज के विरुद्ध उलटा, विपयस्त 
रूप से, ज (वि०) जाति के विपरीत क्रम में 
उत्पन्न अर्थात्‌ अपने पति से उच्चवर्ण की स्त्री की 
सनन्‍्तान,---लोमकम उलटा क्रम, विपरीत क्रम,--वत्स- 
रम्‌ (अव्य०) प्रतिवर्ष, हर साल,--वनम्‌ हर जंगल 
म,--वर्षम्‌ (अव्य०) हरसाल,--वस्तु (नपु०) 
, समान, प्रतिमूर्ति, प्रतिरूप 2. प्रतिदान 3. समानता, 
तुल्पता उपम्रा एक अलंकार जिसकी परिभाषा मम्मट 


न॑ यह दी हँ--प्रतिवस्तृपमा तु सा, सामान्थस्य द्विरे 
कस्य थत्र वाक्यद्वय स्थिति:--काव्य० १०, उदा० 
तापेन भ्राजते सूय: श्रश्वापेन राजते--चन्द्रा ० ५। 
४८,-- वात: उलटी हवा (अब्य०-तम ) हवा के 
विरुद्ध चीनांशकमिव केतो: प्रतिवातं॑ नीयमानस्य 
>-श० १।३४,--वासरम (अव्य०) प्रतिदिन 
--विपटम (अव्य०) ।. प्रत्येक शाखा पर 2. एक 
एक शाखा पर, - बेदम्‌ (अव्य०) प्रत्येक वेद में या 
हरेक वेद के लिए,--विषम्‌ विषप्रतीकारक औषधि, 
-“-विष्णक: मुचकुन्द वृक्ष,---वीर: विपक्षी, शत्र-वृष: 
आक्रमणकारी बल,--बेलम्‌ (अव्य०) हर समय, 


प्रत्यक अवसर पर,--वेद्य: . पड़ौस का घर, आसपास 
2, पड़ौसी,-वेशिन (अ० ) पड़ोसी,-वेशइसन्‌ (नपु०) 
पड़ौसी का घर,--वेइ्य: पड़ोसी,--बे रम्‌ वर प्रतिशोध 
बदला, प्रतिहिसा,-शब्द: ॥, प्रतिध्वनि, गँज,-वसु धा- 
घरकन्दराभिसर्पी प्रतिशब्दोषपि हरेभिनत्ति नागान्‌ 
विक्रम० १।१६, कु० ६।६४, रघ० २॥।२८ 2. गरज 
दहाड़,--शशिन्‌ (पुं०) झूठमठ का चाँद,--संवत्सरम्‌ 
(अब्य०) प्रतिवर्ष, हर साल,--सम (वि०) तुल्य 
जोड़ का,--सव्य (वि०) विपयस्त क्रम में, सायम्‌ 
(अव्य०) प्रतिसंध्या, हर साँस,--सू्ये:,--सूर्यक: 
, झूठमूठ का सूरज 2. छिपकली, गिरगिट--उत्तर० 
२।१६, >सेना, शत्रु को सेना,--स्थानम्‌ (अव्य० ) 
हर स्थान में, हर स्थान पर,--स्लोतम॒ (नपुं०) धारा 
के विपरीत--हस्त:,--हस्तकः प्रतिनिधि, अभिकता 
स्थानापन्न, प्रतिपुरुष--आश्रितानां भृतौ स्वामिसेवायां 
घमंसेवने, पर॒त्रस्योत्पादनं चंब न संति प्रतिहस्तका 
-“5हि० २।३३ । 


प्रतिक (वि०) [ कार्षाषण-|-टिठन्‌, कार्षापणस्य ॒प्रत्या- 
देश: ] कार्षाषण के मूल्य का या कार्षापण से खरीदा 
हुआ । 

प्रतिकर: [ प्रति-+-क#--अप्‌ |] प्रतिशोध, क्षतिप्‌त्ति । 

प्रतिकततं (वि०) (स्त्री०-त्री) [ प्रति+-क-+-तृच्‌ | 
प्रतिशोध लेने वाला, क्षतिपर्ति करने वाला--(पु० 
विरोधी, विपक्षी । 

प्रतिकर्मन (नपुं०) [ प्रति--क-मनिन्‌ ] . प्रतिशोध, 
प्रतिहिसा 2. हर्जाता, उपचार, प्रतिकार 3. शारीरिक 

 ज्यंगार, रूपसज्जा, प्रसाधन, शरीर-सज्जा (अबला:) 

प्रतिकर्म कर्तमपचक्रमिरे समये हि. सवंमप॒कारि कृतम्‌ 
>--शि० ९।४३, ५।२७, कु० ७।३ 4. विरोघ, शत्रता । 

प्रतिकष: | प्रति+-कृष --घव्म । , एकत्रीकरण, संयोजन 

(किसी आगे आने वाले शब्द का) एवं विचार | 

प्रतिकष: |[ प्रति|-कष्‌+भच्‌ |] 4. नंता 2 सहायक 
3. संदेशहर । 

प्रति (ती) कारः[ प्रति-नकृ+घज्म, पक्षे उपसर्गस्य 
दीघ: ] 4. प्रतिशोध, पुरस्कार, प्रतिदान 2. बदला, 
प्रतिहिसा, प्रतिफ़ल 3. प्रतिविधान, निवारण, रोक- 
थाम, उपचार, इलाज या चिकित्सा--विकारं खलु 
परमाथ्ंतोजज्ञात्वाड्ना रंभ: प्रतीकारस्य -- श० ३, प्रती 
कारो व्याधे: सुखमिति विपयस्यति जनः--भतं ० ३॥। 
९२ 4. विरोध | सम०--कमंन्‌ (नपुं ०) जीणोद्वार 
करना, सुधार करना,--विधानम इलाज करना, 
चिकित्सा करना--प्रतिकारविधानमायष: सति शेष 
हि फलाय कल्पते - रघु० ८।४० । 

प्रति (ती) काशः [ प्रति+-कश्‌--घवञ्म, पक्षे उपसर्गस्य 
दीघे: ] ।, परछाई 2. दृष्टि, दरशत, सादुश्य-- [ प्राय. 


( ६५१ ) 


समास के अन्त में“-के समान' 'से मिलता-जुलता' अर्थ 
प्रकट करता हैं )--पुटपाकप्रतीकाश:--उत्तर० ३।१ । 

प्रतिकुचित (थवि०) [ प्रति--क्रुञज्च--क्त ] झका हुआ, 
मड़ा हुआ । 

प्रतिकृत (भू० क० क्ृ०) [ प्रति--क-+-क्त | . वापिस 
किया हुआ, लोटाया हुआ, प्रतिशोधित, प्रतिहिसित 
2. प्रतिविहत, उपचार किया हुआ । 

प्रतिकृति: (स्त्री०) [ प्रति+-कु+क्तिन्‌ |] 7. बदला, 
प्रतिहिसा 2. वापसी, प्रतिशोध 3. परछाईं, प्रतिबिब 
4, समानता, चित्र, मूर्ति, प्रतिमा--रघ्‌ृ० ८।९२, 
१४५।|८७, १८।५३ 5. स्थानापन्न । 

प्रतिकृष्ट: (भू० क० कु०) [ प्रति+कष्‌ +क्‍्त |] . दो 
बारा जोता हुआ 2. पीछे ढकेला हुआ, तिरस्कत 
अस्वीकृत 3. छिपाया हुआ, गुप्त 4. तीच, दुष्ट 
अधम । 

प्रतिकोप:, प्रतिक्रोध: [ प्रति+-कुप्‌ (क्रधष्‌ 
क्रोध के प्रति होने वाला क्रोध । 

प्रतिक्रमः [ प्रति+-क्रम्‌ +-घञठ्ा, ] उलटा क्रम । 

प्रतिक्रिया [ प्रति-क--श, इयडः--टाप्‌ ) 4. क्षतिपूर्ति 
प्रतिशोध 2. प्रतिहिसा, बदला, प्रतिफल 3. प्रति विधान 
प्रतीकार, दुरीकरण---अहेतु: पक्षपातो यस्तस्य नास्ति 
प्रतिक्रिया--उत्तर ०--५। १७, रघु० १५।४ 4. विरोध 

शरीरसज्जा, श्रृंगार, रूपसज्जा 6. रक्षा 7. सहा- 

यता, कुभक या साहाय्य। 

आकर (थि०) [ प्रति-+- क्रशू--क्त ) दयतीय, बेचारा, 
गरीब 

प्रतिक्षय: [ प्रति|-क्षि+-अच | संरक्षक, टहुलआ । 

प्रतिक्षिप्त (भू० क० क्ृ०) [ प्रति|-क्षिप--क्त | 4. रद 
किया हुआ, अस्वीकृृत, हटाया हुआ 2. प्रतिकृत, प्रति- 
रुद्ध, पीछे ढकेला हुआ, अवरुद्ध किया हुआ 3. अप- 
भाषित, भत्सवा किया हुआ, बदनाम किया हुआ 
4. भेजा हुआ, प्रेषित । 


प्रतिक्ष तम्‌ | प्रति+-क्षु-+कक्‍त | छींक । 

प्रतिक्षेप: [ प्रति।-क्षिप-+घन्म [ 4. प्राप्ति स्वीकार त 
करना, अस्वीकृति 2. विरोध करना, खण्डन करना, 
प्रतिवाद करना 3. विवाद । 

प्रतिख्याति: [ प्रति+-रुषा--क्तिन्‌ ] विश्वति, प्रसिद्धि । 

प्रतिगत (भू० क० क्ृ०) [ प्रति+गम्‌--क्त | आगे या 
पीछ उड़ान भरना, इधर उधर चक्‍कर काटना । 

प्रतिगमनम्‌ [ प्रति-गम्‌-+ल्यूद | छोटना, वापिस जाना, 
वापसी । 

प्रतिगाहित (भू० क० कृ०) [ प्रति-+-गहे +-क्‍्त | करलंकित, 
निन्दित । 

प्रतिगजना [ प्रति+गरज -+यच्‌--टाप्‌ ] गर्जन के जवाब 

में गजना करना, किसी की दहाड़ सुनकर दहाड़ना 


/च पका, | 


प्रतिहहीत (भू० क० क्ृ०) [प्रति-+ ग्रह -+क्त ] 
लिया, ग्रहण किया, स्वीकार किया 2. मान लिया 

हामी भरी 3. विवाह किया । 

प्रतिग्रहः [ प्रति+ग्रह -- अप्‌ |] ग्रहण करना, स्वीकार 
करना 2. दान ग्रहण करना या स्वीकार करना 
3, दान ग्रहण करने का अधिकार 4, उपहार ग्रहण 
करने का अधिकार (जो कि ब्राह्मणों का ही विशेषा- 
धिकार है) मनु० १८८, ४॥८६, याज्ञ० १।११८ 
4. भेंट, उपहार, दान-राज्ञ: प्रतिप्रहोष्यमू-श् ० १, शि० 
१४।३२५ 5. (भेंट का) ग्रहण करने वाला 6. सादर 
स्वागत 7. अनग्रह, शान 8. पाणिग्रहण 9. घ्यान पूवेक 
सुनना 40. सेना का पिछला भाग , पीक दान | 

प्रतिग्रहणम्‌ [ प्रति-+-ग्रह +ल्यूय | !. उपहार ग्रहण 
2. स्वागत 3. पाणिग्रहण । 

प्रतिग्रहिनू, प्रतिगहीतु (पुं०) | प्रतिग्रह---इनि, | प्रति 
+ग्रह -+तृच्‌ ] ग्रहण करने वाला, ग्रहीता । 

प्रतिग्राहः [ प्रति+ग्रह +ण ] 4. उपहार स्वीकार करना 
2. थकदान, पीक दान । 

प्रतिधघः [ प्रति+- हन-+-ड, कुत्वम्‌ | 4. विरोध, मुकाबला 
2, लड़ाई, संघ, आपस की मारपीट 3. क्रोध, रोष 
4. मर्छा 5. शत्र । 

प्रति(ती )घातः [ प्रति+-हन-+-णिच्‌--अप्‌, पक्ष उपसग्गस्य 
दीघ: | 7. दूर हटाना, पीछे ढकेलना 2.विरोघा 
मुकाबला 3. आघात के बदले आघात, जवाबी आघात 
4, प्रतिक्षेप, प्रतिकार 5. प्रतिषेष । 


प्रतिघितनम [ प्रति+हन्‌+णिच्‌-+ल्‍ल्यद | . 
ढकेलना, दूर हटाना 2. वध, हत्या । 

प्रतिध्नम [ प्रति--हन--क | शरीर । 

प्रतिचिकीर्धा [ प्रति-क्ृर+सन्‌--ठटाप | बदले की इच्छा, 
प्रतिहिसा की इच्छा, बदला लेने को अभिलाषा । 

प्रतिचिन्तनम्‌ [ प्रति--चिन्त्‌--ल्यूट ] मनन करना, गहन- 
चितन करना । 

प्रतिच्छश्नस्‌ [ प्रति-- छद्‌ --ल्यूट | ढकना, चादर । 


पीछे 


प्रतिच्छंद:, प्रतिच्छेदकः | प्रति--छन्द -+घठञा_, कन्‌ च | 
4. समानता, चित्र, मति प्रतिमा 2. स्थानापन्न 
>+-शि० १२।२९ | 


प्रतिच्छज्ष (भ० क० क्ृ०) [ प्रति+छद--कक्‍्त | 4. ढका 
हुआ, आच्छादित, रूपेटा हुआ 2. छिपाया हुआ, गुप्त 
3. जुटाया हुआ, पूव॑ंसंचित 4. गोट या मगजी 
लगाया हुआ, जड़ा हुआ । 

प्रतिच्छे दः [ प्रति+छिद +-घजञा ]म्‌काबला, विरोध । 

प्रतिजल्प: [ प्रति+-जल्प्‌+-घडा_ | उत्तर, जवाब । 

प्रतिजल्पकः [ प्रतिजल्प--कन्‌ ] सादर सहमति । 

प्रतिजागरः[ प्रति-जाग-+-धज्म | निगरानी, देख-रेख, 

सावघानी । 


( ६९५२ ) 


प्रतिजीवनम [ प्रति--जीव --ल्यूट्‌ ]  पुनर्जीवन, पुनः 
सजीवता । 

प्रतिज्ञा [ प्रतिज्ञा +-अकू--टाप ]. मानना, अंगीकार 
करना 2. ब्रत, वंचन, वादा, औपचारिक घोषणा 
--दवात्तीण् प्रतिज्ञ:--म॒द्रा ० ४॥१२, तीर्त्वा जवेनव 
नितांतदुस्तरां नदीं प्रतिज्ञामिव तां गरीयसीम्‌--.शि० 
१२।७४ 3. उक्ति, दृढोबित, घोषणा, प्रकथन 
4. (न्या० में) प्रस्थापना, सवाक्य पंचांगी अनमान 
का प्रथम अंग, दे० "न्याय के अन्तर्गत ('परवंतों 
वलज्चलिमानू सामान्य उदाहरण है) 5. अभियोग 
आरोपपत्र । सम ०-- पत्रम॒ बंधपत्र, लिखित संविदापत्र 
-भंगः प्रतिज्ञा का तोड़ देना,-विरोधः वचन के विरुद्ध 
आचरण करना,--विवाहित (वि०) जिसकी सगाई हो 
गई हो,-संन्यासः 4. वचन भंग करना, 2. [न्या० में) 
मल प्रस्ताव का त्याग कर देना (इसी अथ में 'प्रतिन्ञा- 
हानि' शब्द भी प्रयकक्‍त होता हूं ) 


प्रतिज्ञात (भू० क० कृ० ) [प्रति--ज्ञा+क ] . उद्घोषित 
उक्त, दढ़ता पूवक कथित 2. वचनबद्ध, सहमत 
3, माना हुआ, अंगीकृत---तम्त वचन, वादा । 

प्रतिज्ञानन [ प्रति-)-ज्ञा+ल्यूट | । दढोक्ति, प्रकथन 
2. करार, वादा 3. मानना, स्वीकार करना । 

प्रतितर: [ प्रति+-त्‌+अप्‌ ] डांड खेने वाला , मल्लाह या 
नाविक | 

 प्रतिताली [ प्रतिगता तालमू--प्रा० स० डीष्‌ ] (दरवाजे 

) कुंजी, चाबी । 

प्रतिदर्शनम|[ प्रति-+दश-+-लल्‍्युट्‌ | देखना, प्रत्यक्ष करना । 

प्रतिदानम प्रति|+दा-+-ल्यूट | | पलटाना, प्रत्यर्पण, वापिस 
देना, (घरोहर आदि की) पुनराप्ति 2. विनिमय 
वस्तुओं की अदलाबदली । 

प्रतिदारणम्‌ [ प्रति +द+णिच्‌-ल्‍्युट्‌ ] . लड़ाई, युद्ध 
2. फाड़ना । 

प्रतिद्षिवन (पृ ०)[प्रति+दिव्‌- कनिन्‌ ] . दिन 2. सूय । 

प्रतिदृष्ट (भू० क० कृ०) [ प्रति+दृश्‌-+क्त | ॥. देखा 
हुआ 2. दृष्टि गोचर, दृश्यमान । 

प्रतिधावनम [ प्रति+-धाव--ल्यद ] धावा बोलना, हमला 
करना, आक्रमण करना । 

प्रतिध्वनिः, प्रतिध्वानः [ प्रति+ध्वन्‌+-३, धव्य 
गूंज, प्रतिध्वनन । 

प्रतिष्वस्त [ भ० क० क्ृ०) [ प्रति+ध्वंस--क्‍क्त ] पछाड़- 
कर नीचे गिराया हुआ, अधोमृख, खिन्न । 

प्रतिमन्दनम [ प्रति|-नन्‍्द्‌+-ल्‍्यूट्‌ | , बधाई देना, स्वागत 
करना 2. घन्यवाद देना । 

प्रतिनादः [ प्रति+नद्‌+घधज्म_ ] गूँज, प्रतिध्वनि । 

प्रति (तो) नाह: [ प्रति+-नह-+घज्म, पक्षे उपसर्गस्य 
दीघ: | झंडा, पताका । 


वा । 


प्रतिनिधि: [ प्रति--नि--धा-+-कि ] (.स्थानापन्न, एवजी, 
बह व्यरक्कित जो किसी दूसरे के बदले काम पर लगाया 
जाय--सो5भवत्प्रतिनिधिर्न कमंणा--रघ्‌ृ० १११३, 
१।८१, ४॥५८, ५१६३, ९॥४० 2. सहायक, प्रणिधि 
3. स्थानापत्ति 4. जामिन 5. प्रतिमा, समानता, चित्र । 

प्रतिनियम: [ प्रा० स० ] सामान्य नियय । 

प्रतिनिजित (भू० क० कृ०) |[ प्रति+-नि+जि--क्त | 
. पराजित, परास्त 2. निराकृत, निरस्त । 

प्रतिनिदेदय (वि०) [ प्रति+निर-दिश्ञ +ण्यत्‌ ] जो 
पहला कहा हुआ होने पर भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संबंधी और कुछ भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संबंधी और कुछ भी कह दिया जाय 
>>तु० काव्य ० ७ में दिये गये उदाहरण की--उदेति 
सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च--(यहाँ ताम्र 
शब्द की पुनरुक्ति यह बतलाने के लिए की गई कि 
सूय 'लाल ही निकलता हूँ, लाल' ही छिपता ह ) 

प्रतिनिर्यातनम्‌ [ प्रति+-निर+यत्‌ णिच+ल्यद ] प्रति 
शीध, प्रतिहिसा । 

प्रतिन्िविष्ट (वि०) [ प्रति+नि-+विश +-कक्‍्त |] दुराग्रही 

हूठो, पक्का, जिही । सम०--मसूर्खे: दुराग्रही बेवकफ 

पकेका बुद्ध-न तु प्रतित्तिविष्टमृखंजनचित्तमारा 

घयत-- भत्‌ ० २।५। 


प्रतिनिवर्तनम [ प्रति+नि-+वृत्‌--ल्युट्‌ | . 
वापसी 2. मड़ना । 

प्रतिनोरः [ प्रति |-न॒द-- घऊ्ा ] पीछे ढकेलना, पीछे 
हटाना । 

प्रतिपत्ति: (स्त्री०) [ प्रति+पद्‌-+- क्तिन्‌ | . हासिल 
करना, अवाप्ति, उपलब्धि--चन्द्रलोकप्र तिपत्ति:, स्वर ० 
आदि 2. प्रत्यक्षज्ञान, अवेक्षण, चेतना, (यथार्थ) ज्ञान 
-वागर्थप्रतिपत्तय-रघु ० ११, तयोरभेद प्रतिपत्तिरस्ति 
मे--भतं० ३॥९९, गणिनामपि निज रूपप्रतिपत्ति: 
परत एवं संभवति---वास० 3. हामी भरना, आज्ञा 
पालन, स्वीकरण--प्रतिपत्तिपराह्मख्ी---भदि ० ८।९५ 
(आज्ञानुपालन के विरुद्ध, यश में न आने वाला) 
4. माल लेना, अभिस्वीकृति' 5. दढोक्ति, उक्‍्ति 
6. समारंभ, शरु, उपक्रम 7. कार्यवाही, प्रगमन, क्रिया 
विधि--वयस्य का प्रतिपत्तिरत्र --मालवि० ४, कु० 
५।४२, विषादलप्त प्रतिपत्ति सन्‍्यमू--रघ्‌० ३।४०, सेना 
जो क्या-कार्यविधि अपनाई जाय इस बात को विषाद 
के कारण न जान सकी ) 8. अनष्ठान, करना, प्रगमन 
करना--प्रस्तुत प्रतिपत्तय--रघु० १५॥७५ 9. दृढ़ 
संकल्प, निश्चित घारणा--व्यवसाय: प्रतिपत्ति निष्ठर 
--रघ० ८।५५ 0, समाचार, गप्त वार्ता-- कमंसिद्धा 
वाश प्रतिपत्तिमानय--मद्रा० ४, श० ६ . सम्मान 
आदर, पूजनीयता का चिह्न, आदरयक्त व्यवहार 


लोटाना, 


( ६५३ ) 


-सामान्य प्रतिपत्ति पृवंक्मियं दारेष दृश्या त्वया 
“शै०ण ४।२१६, ७॥१, रघु० १४२२, १५१२ 
42. प्रणाली, उपाय ॥3. बद्धि, प्रज्ञा 44. रिवाज, 
प्रयोग .5. उन्नति, तरक्की, उच्चपद प्राप्ति 6, यश 
प्रसिद्धि, ख्याति 77. साहस, भरोसा, विश्वास 
8. सम्प्रत्यय, प्रमाण। सम०--दक्ष (कवि०) काय॑ 
विधि का ज्ञाता,-पटह: एक प्रकार का नगाड़ा,- भेंद 
मतभंद, दृष्टिकोण में अन्तर,--विज्ञारर (वि०) 
कायविधि से परिचित, कुशल, चतुर । 
प्रतिपद्‌ (स्त्री०) [प्रति+-पद्‌--क्विप्‌] . पहुँच, प्रवेश, 
मार्ग 2. आरम्भ, शुरु 3. प्रज्ञा, बद्धि 4. शुक्लपक्ष का 
पहला दिन 5. नगाड़ा। सम०--चन्‍्द्र: (प्रतिपदा 
का) नया चाँद, (विशेष रूप से पृज्य )--प्रतिपच्चन्द्र- 


निभोयमात्मज:--रघु ० ८।६५,--तुर्यभू एक प्रकार 
का नगाड़ा । 

प्रतिषदा,-दी | प्रतिपद्‌-+-टापू, छीष वा | शुक्लपक्ष का 
पहला दिन । 


प्रतिपन्न (भू० क० कृ० ) [प्रति+-पद्‌ +-क्त] . उपलब्ध, 
प्राप्त 2. किया गया, अनुष्ठित, कार्यान्वित, निष्पन्न 
3. हाथ में लिया हुआ, आरब्धघ 4. वचन दिया हुआ, 
लगा हुआ 5. सहमत, माना हुआ, स्वीकार किया 
- 6. ज्ञात समझा हुआ 7. जवाब दिया गया, उत्तर 
गया 8. प्रमाणित, प्रदर्शित (प्रति पक पद 
देखो ) 
प्रतिषादक (वि०) (स्त्री०-दिका) [प्रति+पद्‌-+-णिच्‌ 
+ण्वल | 4. देने वाला, स्वीकार करने वाला, प्रदान 
करने वाला, समर्पित करने वाला 2. प्रदशित करने 
वाला, सहायता करने वाला, प्रमाणित करने वाला, 
स्थापित करने वाला 3. सोच-विचार करने वाला, 
व्याख्या करने वाला, सोदाहरण निरूपण करने वाला 
4. उन्नत करने वाला, आगे बढाने वाला, प्रगति करने 
वाला 5. प्रभावशाली, निष्पादन करने वाला । 


प्रतिपादनम [प्रति+-पद्‌ +णिच्‌ --ल्यट ] 4. देना, स्वीकार 
करना, प्रदात करना 2. प्रदशन, प्रमाणन, स्थापन 
3. अनशीलन, व्याख्यान विस्तत, रूप से प्रस्तुत करना, 
सोदाहरण निरूपण 4. कार्यान्विति, निष्पन्नता, पृणता 
5. जन्म देना, पदा करना 6. आवृत्ति, अभ्यास 
7. आरम्भ । 

प्रतिपादित (भू० क० क्ृ०) [ प्रति--पद्‌ -- णिच-+-क्त | 
. दिया हुआ, प्रदत्त, स्वीकृत, प्रस्तुत 2. स्थापित 
प्रमाणित, प्रदशित 3. व्याल्यात, सविवरण प्रस्तुत 
4. उद्धोषित, उक्त 3. जन्म दिया, पंदाकिया । 

प्रतिपालक: [ प्रति+-पाल--णिच्‌ -ण्वुल | बचाने वाला, 
संरक्षक अभिभावक । 

प्रतिपालनम्‌ [प्रति पाल-- णिच्‌ -|- ल्यूट्‌ | संरक्षण, बचाना 


रक्षा करना, पालन करना, अभ्यास करना । 

प्रतिपीडनम्‌ [ प्रति-+-पीड्‌्+ णिच्‌ + ल्यूद ] 

करना, सताना । 

प्रतिपुजनम, [ प्रति+-पूज-+ल्यूद, प्रतिपज -+अ-+- 
टाप्‌ | . श्रद्धांजलि अपित करना, सम्मान प्रदर्शित 
करना 2. पारस्परिक अभिवादन, शिष्टाचार का 
विनिमय । 

प्रतिपुरणम्‌ [प्रति+प्र-+ल्यूट ] 4. पूरा करना, भरना 
2. (सुईदार पिचकारी द्वारा किसी तरल पदार्थ को ) 
अन्त: क्षिप्त करना । 

प्रतिप्रणाम: [ प्रति-+-प्र+नम्‌-+घञ_ ] बदल में किया 
गया अभिवादन । 


प्रतिप्रदानम [प्रति-+प्र+-दा--ल्यूट] 4. वापिस कारना 
लोटाना 2. विवाह में देना 

प्रतिप्रयाणम [प्रति--प्र+-या-- ल्यूट्‌ | वापसी, प्रत्यावतंन । 

प्रति प्रइन: [प्रति|-प्रच्छ--नडः | के बदले में पूछा गया 
प्रदन 2. उत्तर । 

प्रति प्रसवः [प्रति+-प्र+स्‌+-अप | 4. प्रत्यपवाद, अपवाद 
का अपवाद (जहाँ अपवाद के अन्तगंत उदाहरणों में 
ही सामान्य नियम का विधान प्रदर्शित किया जाय) 
--तृजकाम्यां कतंरि इत्यस्य प्रतिप्रसवोउयम्‌ (याजका- 
दिभिदच ) सिद्धा० | 

प्रति प्रहार: [ प्रति+प्र+ह+घञा ] बदरू 

करना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ लगाना । 


प्रतिप्लवनम [प्रति+प्ल--ल्यट |] पीछे की ओर कदना । 

प्रतिकला अतिफलनम [ प्रति +-फल--अच, प्रतिफल-- 
ल्यूट | . परछाई, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, छाया 2. पारि- 
श्रमिक, प्रतिदान 3. प्रतिहिसा, प्रतिशोध । 

प्रतिफुल्लक (वि०) [प्रति+फुल्ल--ण्वुल] खिलने वाला, 
पूरा खिला हुआ । 

प्रतिबद्ध (भू० क० कृ०) [प्रति।-बंध--क्त] . बांघा 
गया, बँधा हुआ, कसा हुआ 2. जोड़ा गया 3. अवरूद्ध 
रुकावट डाली गई, बाधित 4. टंका हुआ, जड़ा हुआ 
--शि० ९।८ 5. समायुक्त, अधिकार में करने वाला 
6. फंसा हुआ, अन्तग्रस्त 7. दूर रक्‍्खा हुआ 8. निराश 
9. (दर्शन० में) अनिवार्य तथा अविच्छिन्न रूप से 
संयकक्‍्त (जैसे आग और घुर्आं) । 

प्रतिबंध: [प्रति +बंध्‌+-घज्म | !. बंधन, बॉाधना 2. अव- 
रोध, रुकावट --संतप: प्रतिबंधमन्यना-- रघ्‌ ० 
८।८०, महावी ० ५।४ 3, विरोध, मकाबला 4. आव- 


अत्याचार 


गें प्रहार 


रण, नाकेबंदी, घेरा 5. संबंध 2. (दर्शन० में) 
अनिवाये तथा अविच्छिन्न संयोग । 
प्रतिबंधक (वि०) ट((स्त्री०--घधिका) [प्रति+बंधघ-!- 


ण्वल। , बाघन वाला, जकड़ने वाला, 2. रुकावट 
डालने वाला, अवरोध करने वाला, विध्नकारक 3 


( (५४ ) 


मुकाबला करने वाला, विरोध करने वाला,--कः 
शाखा, अंकुर । 

प्रतिबंधघनम [प्रति+-बंध्‌-+-ल्‍ल्यूट] . बाँधना, कसत्ना 2 
कद, बंधन 3. अवरोध, रुकावट । 

प्रतिबधिः--थी [प्रतिबन्ध--इनि, प्रतिबन्ध--डीषब | ॥ 
आक्षेप 2. ऐसा तक जो विपक्ष पर समान रूप से 
प्रभाव डाले (इस अथे में 'प्रतिबन्दी' शब्द भी हे) 

प्रतिबाधक (वि०) [प्रति|-बाध्‌+ण्व्‌ल |] . हटान वाला 
दूर करने वाला 2. रोकने वाला, अवरुद्ध करने वाला। 

प्रतिववनम्‌ [प्रति+बाव्‌--ल्यूट| हटाना, दूर करना 
अस्वीकार करना । 

प्रतिबिबनम्‌ [प्रतिबिम्ब--क्विप्‌ +ल्युट्‌] ।. परछाईं 2. 
तुलना--दृष्ठांत: पुनरेतेषां सवंषां प्रतिबिम्बनम्‌ 
-+काव्य० १० । 

प्रतिबबित (वि०) [प्रतिबिब--क्विप्‌ --क्त] जिसको 
परछाई पड़ी हो, दर्पण में प्रतिफलित । 


प्रतिबुद्ध भू० क० कृ०) [प्रति+ब॒ध्‌--क्त] . जागा 
हुआ, जगाया हुआ 2. पहचाना हुआ, देखा हुआ 3. 
प्रसिद्ध, विख्यात | 

प्रतिबृद्धि: (स्त्री०) [प्रति+-बध्‌ं--क्तिन] . जागरण 
2. विरोधी अभिप्राय या इरादा । 

प्रतिबोध: [प्रति+बंध्‌-+-धज्यज | 4. जागना, जागरण, 
जगाया जाना--तदपोहितुमहंसि प्रिय प्रतिबोधन 
विषादमाश मे--रघ० ८।५४, अप्रतिबोधशायिनी 

५८, सदा के लिए सो जाने वाली - कि० ६।१२, 

१२।४८ 2. प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी 3. अन॒देश, शिक्षण 
4. तक, तर्कना, मनःशक्ति--किम्‌ त या: प्रतिबोधवत्य 
श० ५२२ | 

प्रतिबोधनम्‌ [प्रतिब॒ध्‌ --णिच्‌ +ल्यूट | ॥. 
शिक्षण, अनु देश । 

प्रतिबोधित (वि०) [प्रति+ब॒ध+णिच्‌--क्त] ॥. 
जगाया हुआ 2. अन्‌ दिष्ट, शिक्षित । 

प्रतिभा [प्रति+-भा-+क-+टाप्‌ |] !. दर्शन, दृष्टि 2 
प्रकाश, प्रभा 3. बृद्धि समझ--कि० १६॥२, विक्रम ० 
१।१८, २३ + मेधा, प्रखर बद्धि, विशद कल्पना, 
प्रज्ञा (प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता) 5. 
प्रतिबिब, परछाईं 6. धृष्टता, ढिठखाई। सम ०--- अन्वित 
(वि०) . मेधावी, प्रज्ञावान्‌ 2. बेधघड़क, साहसी, 
>-मुख (वि०) साहसी, दिलेर,--हानिः (स्त्री०) 
, अंधकार 2. प्रज्ञा या मेधा का अभाव । 

प्रतिभात (भू० क० क० ) [प्रति +-भा -+-क्‍्त | . उज्ज्वल, 
प्रभायक्‍त 2. ज्ञान, अध्याहृत, अवगत । 

प्रतिभानम्‌ [प्रति|-भा +ल्यूट्‌ | . प्रकाश, दीप्ति 2. बृद्धि 
या समझ, ज्ञान को चमक--हि० ३।१९ 3. हाज़िर 


जगाना 2. 


जवाबी,-प्रत्य त्यन्नमतित्व-काला|वबो ध: प्रतिभानवत्त्वम्‌ 


>-मा० ३॥११, दमघोषसुतेन कद्चन प्रतिशिष्टः: 
प्रतिभानवानथ--शि० १६।१ । 

प्रतिभाव: [प्रति+-भू+घज्ण_] तदनुरूप वृत्ति । 

प्रतिभाषा [प्रति+भाष--अ-+-टाप्‌ | उत्तर, जवाब । 

प्रतिभासः [प्रति+भास्‌ +-घञ्ण_] . मन में स्फ्रित होना, 
चमकना झलकना, (अकस्मात्‌) प्रतीति--वाच्य- 
वचित्र्य प्रतिभासादेव--काव्य ० १० 2. दृष्टि, दशन 
3. भ्रम, माया। 

प्रतिभासनम्‌ [प्रति+-भास्‌ +ल्यूट्‌| दृष्टि, दशेन, झलक । 

प्रतिभिन्न (भू० क० कृ०) [प्रति+भिद्‌--क्‍त] . पार- 
विद्ध 2. सटा हुआ, जड़ा हुआ 3. विभकक्‍त । 

प्रतिभ: [प्रति+-भ्‌-|- क्विप | . जमानत, प्रतिभति 

.. जमानत देने वाला, (उत्तरदायी होने का प्रमाणपत्र ) 
विश्वास,--सौभाग्यलाभप्रतिभ: पदानाम---विक्रम ० 
१।९-न्याज्ञ ० २१०, ५०, न० १४।४। 


प्रतिभेदनम्‌ [प्रति+-भिद्‌--ल्यूट्‌] !. आर पार बींधना, 
घ॒सेड़ना 2. काटना, खण्डित करना, फाड़ना 3. 
(आँख ) निकाल लेना 4. विभक्‍त करना । 

प्रतिभोगः [प्रति--भ्‌ ज्‌ +- घत्म_] उपभोग । 

प्रतिमा [प्रति-मा--अहइू -- टाप्‌ ] . प्रतिबिब, समानता, 
प्रतिमा, आकृति, बृत--रघ्‌ ० १६।३९ 2. समरूपता, 
सादृश्य (प्रायः समास में ग्रोः: क्ृशान्‌प्रतिमात्‌ 
--रघृ० २।४९ 3. परछाई, प्रतिबिब--मुखमिदु 
रुज्ज्वलकपोलमत: प्रतिमाच्छलेन सुदशामविशत्‌-शि० 
९।४८, ७३, रघृ० ७।६४, १२।१०० 4. माप, विस्तार 
5. दोनों दांतों के बीच का हाथी के सिर का भाग । 
सम ०--गत (वि०) मूर्ति में वर्तमान,--चन्द्रः प्रति 
बिबित चन्द्रमा, चन्द्रमा का प्रतिबिब--रघध्‌ ० १०।६५, 
इसी प्रकार--प्रतिमे दुः, प्रतिमाशशांक:,--परिचारक 
पुजारी, मृति का सेवक । 


प्रतिंमानम्‌ [प्रति|-मा+ल्यूट] . नमना, प्रतिमृति 2. 
प्रतिमा, मूृति 3. समानता, उपमा, समरूपता 4. बोझ 
5. दांतों का मध्यवर्ती सिर का भाग-पृथुप्रतिमानभाग 
---, शि० ५।३६ 6. परछाई । 

प्रतिमुक्त (वि०) [ प्रति-- म॒च-+क्त | 4. धारण किया 
हुआ, पहना हुआ, पभ्रयक्त किया हुआ 2. कसा हुआ, 
बाँधा हुआ, जकड़ा हुआ 3. शास्त्र से सज्जित, 
हथियारबंद 4. मुक्त, छोड़ा हुआ 5. लौटाया हुआ, 
वापिस किया हुआ 6. फंका हुआ, उछाला हुआ 
(दे० प्रतिपृवक 'मुच्‌ ) । 

प्रतिमोक्ष:, प्रतिमोक्षणम्‌ [ प्रति--मोक्ष- पञ, ल्यृट्‌ 
वा | मकिति, छटकारा । 

प्रतिमोचनम [ प्रति +-मच्‌-+-ल्‍ल्यट | !. शिथिल करना 

प्रतिशोध, प्रतिहिसा, प्रतिदान--वे रप्रतिमोचनाय 

--रघु० १४।४१ 3. म॒क्ति, छूटकारा । 


( ६५५ ) 


प्रतियत्नः [ प्रति+-यत्‌+नडः ] !. प्रयास, उद्योग, चेष्टा 
'तेयारी, परिश्रम द्वारा सम्पादन-शि० ३।५४ 3. पूर्ण 
या पूरा करना 4. नया गृण सिखाना--सतो गणां- 
तराधानं प्रतियत्न:---पा० २॥३॥५३ पर काशिका 
5. अभिलाषा, इच्छा 6. विरोध, मक़ाबला 7. प्रति 
हिसा, प्रतिशीघ, बदला 8. वंदी बनाना, क़द करना 
9. अनग्रह 

प्रतियातनम [ प्रति|-यत्‌--णिच्‌ +लल्‍्यट । प्रतिशोध, प्रति- 
हिसा--जसा कि वरप्रतियातन में । 

प्रतिवातना [ प्रति।-यत्‌ -+ णिच -- यच्‌ +टाप्‌ |] 
प्रतिमा, मूति--शि० रे।३४ । 

प्रतियानम्‌ [प्रति-/ या +-ल्यूट्‌ ] लौटना, प्रत्यावतन, वापसी । 


प्रतियोग: [प्रति +यज्‌ +-घज्य ] !.किसी वस्तु का प्रतिरूप 
होना या बनाना 2. विरोध, मक़ाबला 3. अन्तविरोध, 
वचनविरीध 4. सहयोग 5. विषनिवारक औषधि 
उपचार । 

प्रतियोगिन्‌ (वि०) [ प्रति+युज्‌+घिनुण्‌ | . विरोध 
करन वाला, प्रतीकारक, बाधक 2. सबद्ध या तदन- 
रूप, किसी वस्तु का प्रतिरूप बनाने वाला, प्राय 
न्‍न्यायविषयक रचनाओं में प्रयकत 3. सहयोग करने 
वाला-- (पुं०) 4. विरोधी, विपक्षी, शत्र -- दहत्यशे ष॑ं 
ग्रेतियोगिगवें-विक्रम ० १।११७ 2. प्रतिरूप, जोड़ का 

प्रतियोद्द (१०) प्रतियोधः [ प्रति+यूध्‌ +पृच्‌, घज्म 
वा ] शत्र, विपक्षी । 

प्रतिरक्षणम,-रक्षा [ प्रति+-रक्ष-|-ल्यट, अड- टाप वा ] 
वचाव, संघारण, रक्षा । 

प्रतिरंभ: [ प्रति+-रंभू+घज्ण ] क्रोध, रोष । 

प्रतिरवः [ प्रति+रु+-अच्‌ ] !. कलह, झगड़ा 2 गूंज 
प्रतिघ्वनि । 

प्रतिरुद्ध (भू० क० क्ृ०) [ प्रति--रुध-+क्त | . अवरुद्ध 
बाधित, विष्नयुकत 2. रुका हुआ, अन्तरित 3. क्षति- 
यक्‍त 4. विकलीकृत 5. वेष्टित, घेरा डाला हुआ । 

प्रतिरोध: [ प्रति+-रुघध+घजा ] 4. अटकाव, रुकावट 
विषध्न 2. घेरा, नाकेबंदी 3. विपक्षी 4. छिपाना 

चोरी, डकती 6. निन्‍दा, घणा । 

प्रतिरोधक:, प्रतिरोधित (पं०) [ प्रति+-रुध -|-ण्वल 
णिनि वा | 4. विपक्षी 2. लटरा, चोर--मालवि० 
५।१० 3. रुकावट | 

प्रतिरोधनम्‌ [ प्रति+-रुघ्‌ -- ल्युट ] विरोध करना, रुकावट 
डालना । 

 प्रतिलूभः [ प्रति+लम्भू+ घञा ] !. हासिल करना, 
प्राप्त करना, ग्रहण करना 2. निन्दा, गाली, खरी- 
खोटी (सुनाना ) । 

प्रतिताभ: [ प्रति+ लऊभ्‌+घजञ्म ] वापिस लेना, ग्रहण 
करना, हासिल करना | 


चित्र, 


प्रतिवचनम, प्रतिववस (नपं ०) प्रतिवाच (स्त्री०) प्रति- 
वाक्यम्‌ [ प्रति+ बच -- ल्यट, वच-+-णिच्‌ -)-क्विप्‌ | 
उत्तर, जवाब--प्रतिवाचमदत्त केशव: शपमानाय न 
चेदिभूभजे--शि० १६।२५, परभतविरुतं कल यथा 
प्रतिववनी कृतमेभि रीदशम-- श० ४।९ | 

प्रतिबतंनम [प्रति+-वत्‌--ल्यट | लोटाना, वापिस करना । 

प्रतिवसथः [| प्रति+वस्‌-अथच्‌ | ग्राम, गाँव । 

प्रतिवहनम [प्रति|-वह -[-ल्यूट ] वापिस ले जाना, वापिस 
ले जान मे नतत्व करना । 

प्रतिवाद: [ प्रति--वद --घजञ्ा ] . उत्तर, प्रत्यत्तर, जवाब 
2. इंकार करना, अस्वीकृति । 


प्रतिवादिन्‌ (पुं०) [ प्रति+वद्‌-+- णिनि ] !. 
2. प्रतिपक्षी उत्तरवादी (कानन में) । 

प्रतिवार:, प्रतिवारणम्‌॒[ प्रति ++व+घछजा प्रति--व्‌+ 
णिच्‌-|-ल्यट ] परे रखना, दूर रखना । 

प्रतिवार्ता | प्रा० स० ] वर्णन, सूचना, समाचार, संवाद । 

प्रतिवासिन (वि०) (स्त्री ०-नी) [प्रति+-वस्‌-+णिनि |] 
निकट रहने वाला, पड़ौस में रहने वाला-पं० पड़ौसी । 

प्रतिबिघातः [ प्रति+वि--हन्‌+घजञ्य_] प्रहार के बदले 
प्रहार करना, वचाव । 

प्रतिविधानम [ प्रति-+-वि+धा+ल्यद ] 34. प्रतिकार 
करना, विरोध में काम करना, “विफल करना, विरुद्ध 
काय करना 2. व्यवस्था,क्रम 3. रोक थाम 4. स्थाना- 
पन्‍न संस्कार, सहकारी संस्कार । 

प्रतिविधि: [ प्रति+वि+धा-+कि ] . प्रतिशोध 2. उप- 
चार, प्रतिक्रिया के उपाय । 


प्रतिविशिष्ट (वि०) [ प्रति+-वि-+-शास्‌-+-क्त ] अत्यन्त 
श्रेष्ठ । - 

प्रतिवेश: [ प्रति+ विश --घजञा ] 4. पड़ौसी 2. पड़ौसी 
का वासस्थान, पड़ौस। सम०-चासिन्‌ (वि०) 
पड़ौस में रहने वाला (१०) पड़ीसी। 

प्रतिवेशिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ प्रतिवेश+-इनि |] 
पड़ौसी--दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे 
दास्यसि-- सा० दा०, मच्छ० २।१४ । 

प्रतिवेशयः [ प्रति।+-विश्‌-+पण्यत्‌ | पड़ौसी । 

प्रतिवेष्टित (भू० क० कृ०) [ प्रति+वेष्ट +क्‍्त | प्रत्या- 
वृत्त विपयंस्त, पीछे की ओर मूड़ा हुआ । 

प्रतिब्यह॥ (मू० क० क्ृ०) [ प्रति+वि+ऊह +कक्‍क्त | 
संग्राम -- व्यूह रचना मे परास्त । 

प्रतिव्य हः [ प्रति+वि--ऊह +घणज्म ] !. शत्रु के विरुद्ध 
सेना की व्यह रचना 2. समच्चय, संग्रह । 

प्रतिशमः [ प्रति+शम-+घज्ज ] बिश्लाम, विराम । 

प्रतिशयनम [ प्रति-+-शी-[-ल्यट | किसी अभीष्ट पदार्थ को 
प्राप्ति के लिए अनशन करके देवता के सामने पड़े 
रहता, घरना देना 


विपक्षी 


( ६५६ ) 


प्रतिशयित (वि०) | प्रति+-शी--क्त ] अपने किसी 
अभोष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए बिना खाये पीये 
देवता के सामने घरना देने वाला---अनया च किलास्मे 
प्रतिशयिताय स्वप्ने समाद्धिष्टम--दश ० १२१। 

प्रतिशाप: [ प्रति--शप्‌--घञा ] ज्ञाप के बदले शाप, 
बदले में शाप । 

प्रतिशासनम्‌ [ प्रति+-शास्‌-+-ल्‍्युट्‌ ] . आदेश देना, दूत 
के रूप में भेजना, आज्ञा देना 2. किसी दूत को बांहर 
से बुला भेजना 3. वापस बुलाना 4. विरोषी आदेश, 
अधिकृत कथन --अप्रतिशासनं जगत्‌--रघ्‌ ० ८॥२७. 
(पूर्ण रूप से एक ही शासक के शासन में) । 

प्रतिशिष्ट ( भू० क० क्ृ०) [ प्रति- शास्‌ कक्‍्त | ॥. 
आदिष्ट, प्रेषित ै-शि० १६।१ 2. विसर्जित किया 
हुआ, अस्वीकृत 3. विख्यात, प्रसिद्ध । 

प्रतिश्या, प्रतिश्यानम्‌, प्रतिश्यायः [ प्रति-- श्ये |-क-- ठाप, 
ल्यूट, ण वा ] जुकाम, सर्दी । 


प्रतिश्षयः [ प्रति श्रि- अच्‌ ] शरणगह, आश्रम 2. घर, 


आवासस्थान, निवासस्थल--याज्ञ ७ १।२१० मनु ० 
१०।५१ 3. सभा 4. यज्ञ भवन 5. मदद, सहायता 6. 
प्रतिज्ञा । 

प्रतिश्रद: [ प्रति+-श्र्‌ +अप्‌ ] , स्वीकृति, सहमति, 


प्रतिज्ञा 2. गंज ] 

प्रतिश्रवणम्‌ [ प्रति+श्रु+-ल्युट्‌ | !. ध्यान पूर्वक सुनना 
-- मनु ० २।१९५ 2. वचन देना, हामी भरना, सहमत 
होना 3, प्रतिज्ञा । 

प्रत्तिश्न॒त्‌, प्रततिश्नति: (स्त्री०) [ प्रति +श्रु+क्विप्‌, क्तिन्‌ 
वा ] ।. प्रतिज्ञा 2. गूंज, प्रतिध्वनि --रघु० १३।४०, 
१६।२१, शि० १७।४२ । 

प्रतिभ्रुत (भू० क० कृ०) [ प्रति+-श्रु+क्त ] वचन दिया 
हुआ, सहमत, हामी भरी हुई । 

प्रतिषिद्ध (भू० क० क्ु०) [ प्रति+सिध्‌+कक्‍्त ] ॥. 
निषिद्ध, वजित, अननुमत, अस्वीकृत 2. खण्डित, 
प्रत्यक्त । क्‍ 

प्रतिबंध: [प्रति-|+- सिध्‌ +-घज्ण_]. दूर रखना, परे हटाना, 
हांक कर दूर कर देना, निकाल देना--विक्रम० १।८ 
2. प्रतिपंध ->यथा 'शास्त्रप्रतिषंघ: में 3. म॒करना, 
अस्वीकृति 4. निषेध करना, विरुद्ध कथन ।- सम० 
-“अक्षरम, उक्तिः (स्त्री०) मुकर जाने के छाब्द, 
अस्वीकति --श० २।२५, उपमा दण्डि द्वारा वणित 
उपमा का एक भेद, इसकी परिभाषा -न जातु शक्ति- 
रिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगरजितुमू, कलंकिनो जडस्येति 
प्रतिषेघोपमेंव सा-- काव्या० २।३४। 

प्रतिषंधक, प्रतिषदृध (वि०) [ प्रति+-सिध्‌ +पण्वुल, तृच्‌ 
वा ] . हटाने बाला, निषेघ करने वाला, रोकने वाला 
2. मना करने वाला-- (पृं०) विध्तका रक, निवारक । 


प्रतिषषनम्‌ [ प्रति+-सिध्‌--ल्युदट ] 4. दूर रखना, परे 
हटाना, रोकना 2. निवारण करना 3. म॒करना, 
अस्वीकृति । 

प्रतिष्क.. प्रतिष्कसः [ प्रति--स्कंद--ड, प्रति--कस्‌ 
-+अच्‌, सुट | जासूस, सदेशवाहक, दूत । 

प्रतिष्कशः [ प्रति-+कश्‌--अचू, सुट्‌ ] . भेदिया, दूत 
2. चाबुक, हंटर । 

प्रतिष्कषः [ प्रति-- कष्‌--अच्‌, सुट्‌ | चाबुक, चमड़े का 
कोड़ा । 

प्रतिष्टंभ: [ प्रति+-स्तंभू--घजा , पत्व ] अवरोध, रुकावट, 
मुकाबला, विरोध, विध्त--बाहुप्र तिष्टंभविव॒ द्धमन्यु: 
55 0 २।३२, ५९ | 

प्रतिष्ठा [ प्रति+-स्था+-अडइ +टाप्‌ ] 7. ठहरना, रहना, 
स्थिति, अवस्था--अपौरुषेयप्रतिष्ठमू--मा० ९, श० 
७।६ 2. घर, निवासस्थान, जन्मभूमि, आवास-रघु० 
६।२१, १४।५ 3. स्थैयं, स्थिरता, दृढ़ता, स्थायिता, 
दृढाघार---अप्रतिष्ठ रघुज्यष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य 
नः--उत्तर ० ५२५, अत्र खल में वंशप्रतिष्ठा--श ० 
७, वंह्ः प्रतिष्ठां नीत: - का० २८०, शि० २।३४ 
4. आधार, नींव, ठिकाना---जंसा कि 'गहप्रतिष्ठा' 
में 5. पाया, टेक, सहारा (अतः) कीतिभाजन, विश्वत 
अलंकार--त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा--श० ६। 
२४, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः--२३।२१, कु० ७।२७, 
महावी० ७।२१ 6. उच्चपद, प्रमुखता, उच्च अधिकार 
--मुद्रा ० २।५ 7. ख्याति, यश, कीति, प्रसिद्धि-मा 
निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः: शाइवती: समा:--रामा० 
(-- उत्तर ० २।५) 8. संस्थापना, प्रतिष्ठापन --मुद्रा० 
१।१४ 9. अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति, निष्पत्ति, (इच्छा 
की ) पूति ऑऔत्सुक्यमात्रमवर्सादयति प्रतिष्ठा--श० 
५।६ 0. शांति, विश्राम, विश्रान्ति व. आधार 
2. पृथिवी 3. किसी देवप्रतिमा की स्थापना 4. 
सीमा, हद । 


प्रतिष्ठानम्‌ [ प्रति+स्था--ल्यूट्‌ ] . आवार, नींव 
2, ठिकाना, स्थिति, अवस्था 3. टाँग, पर 4. गंगा 
यम्‌ ना के संगम पर स्थित एक नगर जो चन्द्रवंश के 
आदिकालीन राजाओं की राजघानी था-तु० विक्रम० 
२।५ 5. गोदावरी पर स्थित एक नगर का नाम । 

प्रतिष्ठित (भू० क० कृ० ) [ प्रति-+-स्था-+-क्त ] . जमाया 
हुआ खड़ा किया हुआ 2. स्थिर किया हुआ, स्थापित 
किया हुआ 3. रक्‍खा हुआ, अवस्थित 4. संस्थापित, 
प्रतिष्ठापित, अभिमंत्रित 5. पूर्ण, कार्यान्वित 6. कीमती, 
मल्यवान 7. विख्यात, प्रसिद्ध (दे० प्रति पूर्वक स्था )। 

प्रतिसंविंद्‌ (स्त्री०) [ प्रति+- सम्‌+विद्‌-- क्विप्‌ | किसी 
वस्तु के विवरण का यथार्थ ज्ञान । 

प्रतिसंहार: [ प्रति-- सम्‌+-ह्‌ +घञ्म, ]. पीछे ले जाना, 


( ६५७ ] 


वापिस हटाना 2. अल्पता, संपीडन 3. घारणा 
शक्ति, समावेश 4. परित्यक्त करना, छोड़ना । 

प्रतितहहृत (भ० क० क़ृ०) [ प्रति+सम्‌+ह+कक्‍्त |] 
. वापिस लिया हुआ, पीछे को खींचा हुआ, एष 
प्रतिसलहृत:--श० १ 2. सम्मिलित करना, अन्तर्गत 
करना 3. संपीडित । 

प्रतिसक्रमः [ प्रति+--सम्‌+ क्रम--घञ ] . पुनश्चषण 

प्रतिच्छाया, परछाईं । 

प्रतिसस्या [ प्रति- सम -+ रूया +- अडः-| टाप्‌ ) चेतना 

प्रतिसंचरः प्रति+सम्‌ + चर्‌--ट ] !. पीछे मुड़ना 
2. पुनश्चषण 3. विशेषत: विराद जगत्‌ का फिर 
प्रकृति के रूप में लीन हो जाना 

प्रतिसंदेश: [ प्रति--सम्‌--दिश्‌ -+- घण_ ] संदेश का जवाब, 

“ संदेश के बदले संदेश । 


प्रतिसंधानम [ प्रति|+सम्‌+-धा+ल्यट | . एक स्थान पर 
मिलना, एकत्र होना 2. दो यगों का मध्यवर्ती संक्र- 


मणकाल 3. उपाय, उपचार 4. आत्मनियंत्रण, आत्म 


दमन 5. प्रशंसा । 

प्रतिसंधि: [ प्रति+-सम्‌-|-घा ---कि ] . पुनर्मिलन 2. गर्भा- 
शथ में प्रवेशकरण 3. दो यगों का मध्यवर्ती संक्रमण 
काल 4. विराम, उपरम । 

प्रतिसमाधानम्‌ [ प्रति-सम्‌--आ--धा -+ल्युट्‌ |चिक्षित्सा, 
उपचार | 

प्रतिसमासनम्‌ [प्रति-सम्‌-+-आ-+-अस -ल्यद ] . सामना 
होना, जोड़ का होना 2. मकाबला करना, विरोध 
करना, टक्कर लेना । 

प्रतिसर:ः--रम्‌ [ प्रति+स+अच ] कलाई या गरदन मे 
पहनने का ताबीज,--रः 4. सेवक, अन॒चर 2. कड़ा 
विवाह-कंकण स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि: (अगु- 
ह्यत)--कि० ५३३ (--कौतुकसूत्र --मह्लि० ) 
3. पुष्पमाला या हार 4. प्रभात्र काल 5. सेना का 
पृष्ठभाग 6. एक प्रकार का जादू 7. घाव का पुरना, 
या घाव पर पट्टी बांधना । 

प्रतिसर्ग: [ प्रति+स्‌ज्‌--घझा_ ] 4. गौण रचना (जैसा 
कि ब्रह्मा के मानस पत्रों द्वारा) 2. विघटन, प्ररूय । 


प्रतिसांघानिक: [ प्रतिसंधान---ठक ] भाट, चारण, 
बंदी । 
प्रतिसारणम्‌ [ प्रति--स्‌+णिच्‌-+ल्युट्‌ | 4. घाव के 


किनारों की मल्हमपट्टी करना 2. घाव में मल्हम 
लगाने का उपकरण । 

प्रतिसीरा [ प्रति|-सि--क्रन +-टाप्‌, दीघे: ] परदा, चिक, 
कनात । 

प्रतिसृष्ट (भू० क० क० ) [ प्रति+-सज्‌-|क्त | !. भेजा 
गया, प्रषित 2. प्रसिद्ध 3. पीछे ढकेला गया, अस्वीकृत 
4. नशे में चर (धरणि के अनुसार “'प्रमत्त ) । 


८ २ 


प्रतिस्‍्नात (भु० क० कृ०) [ प्रति+स्ना-+क्त | स्नान 
किया हुआ 

प्रतिस्‍्नेहः [ प्रा० स० | बदले में प्यार, प्रतिप्रेम या बदले 
मे किया गया प्रेम । 

प्रतिस्वंदनम[ प्रा० स० ] हृदय की घड़कन | 

प्रतिस्वनः, प्रतिस्वरः [ प्रा० स० | गज, प्रतिध्वनि--शि० 
१३।२१ । 

प्रतिहत (भू० क० क्ृ०) [ प्रति+हन--क्त | . उलटा 
मारा हुआ, पछाड़ा हुआ 2. भगाया हुआ, दूर किया 
हुआ, पीछे ढकेला हुआ 3. विरोध किया हुआ, अवरुद्ध 
4. भेजा हुआ, प्रेषित 5 व नापसंद 6. हताश, 
भरनाश । सम०--मति (वि०) घृणा करने वाला, 
नापसंद करने वाला । 

प्रतिहतिः (स्त्री०) [ प्रति+हन्‌- क्तिन्‌ ] 4. उलटकर 
प्रहार करना, पछाड़ना, ढकेलना 2. पलट पड़ना 
परावतंन--प्रतिहरति ययरर्जुनमुष्टय:--कि० १८॥५, 
शि० ९।४९ 3. नाउम्मीदी, भग्नाशा 4. क्रोघ । 

प्रतिहतनस [ प्रति+हन+ल्यट ) उलट कर प्रहार करना 


पछाड़ देना, पलट कर मारना, आघात के बदले 
आधात करना । 
प्रतिहत (१०) [प्रति+ह+तच्‌ ] पछाड़न वाला 


हटाने वाला, पीछे धकेलन वाला, दूर करन वाला। 

प्रति (तो) हारः [ प्रति+-ह+घजञा , पक्ष उपसगेस्य 
दीघः ]) 4. उलट कर प्रहार करना 2. दरवाजा, 
फाटक 3. दरबान, द्वारपाल 4. जादुगर 5. ऐन्द्रजालिक, 
जादृूभरी चाल | सम०--भूमिः (स्त्री०) (घर की) 
देहली --कु० २।५८,--रक्षी स्त्री द्वारपाल, प्रतिहारी 
>-रघु० ६॥२० । 

प्रतिहारकः [ प्रति+-ह+ण्वुल ] ऐंन्द्रजालिक, जादूगर । 

प्रतिहासः [ प्रति+हस+घजञ_ ] हंसी के बदली हंसी । 

प्रतिहिसा [ प्रति+हिस-+-अ-+-टाप | प्रतिशोध, बदला । 

प्रतिहित (भू० क० क्ृ०) [ प्रति+धा-+कत ] साथ जड़ा 
गया, साथ सटा दिया गया । 

प्रतोक (यि०) [ प्रति+-कन, नि० दीघे: | . की ओर 
मड़ा हुआ 2. विपयस्त, उलटा 3. विरुद्ध, प्रतिकल 
विपरीत,-- कः 4. अवयव, अंग--शि० १८।७९ 
2, भाग, अंग,--कम््‌ . प्रतिमा 2. महू, चेहरा 
3. (किसी वस्तु का) अभ्रभाग 4. (किसी श्लोक या 
वाक्य का ) प्रथम दाब्द । 

प्रतीक्षणम, प्रतीक्षा [ प्रति+ईक्ष्‌ल्यूट, प्रति+इईक्ष-- 
अडः-+टाप | 4. इंतजार करना 2. अपेक्षा, आशा 
3. ख्याल, विचार, ध्यान । 

प्रतोक्षित (भू० क० क्ृ०) [प्रति+उक्ष्‌+क्‍्त |] . जिसको 
इंतजार की गई, अपेक्षा की गई 2, विचार किया 
गया । 


( ६५८ ) 


प्रतोक्ष (सं० कृ०) [ प्रति+ईक्ष+ण्यत | ।. प्रतीक्षा 
किये जाने योग्य 2. रुयारू या विचार के योग्य 
3. श्रद्धेय, आदरणीय--रघु० ५॥१४, शि० २।१०८ 
4. अनसरणीय, प्रतिपालनीय, परिप्रणीय--शि० 
२।२८० | 

प्रतीचो [ प्रति+अज्च्‌ -- क्विन-|- डीप्‌ ] पश्चिम दिशा । 

प्रतीचीन (वि०) [ प्रत्यण्च-ख, नलोपो दीघेश्च |] 
. परिचिमी, पारचात्य 2. भावी, परवर्तों, अनुवर्ती । 

प्रतोच्छकः [ प्रतिगता इच्छा यस्य प्रा० ब०, कप ] ग्रहण 
करने वाला । 

प्रतोच्य (वि०) [ प्रतीची--यत्‌ | पश्चिम में रहने वाला 
पछाहीं, पाश्चात्यदेशवासी । 

प्रतीत (भू० क० कृ०) | प्रति+-इ-+कक्‍त ]. प्रस्थित, 
प्रयात 2. गुजरा हुआ, बीता हुआ, गया हुआ 
3. विश्वस्त, भरोसे का 4. प्रमाणित, संस्थापित 
5. स्वोकृत, माना हुआ 6. पुकारा गया, ज्ञात, नामक 
+5सो5्य वदः श्याम इति प्रतीत:--रघु० १३॥५२ 
7. विद्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध 8. दृढ़संकल्पयुक्त 9. 
विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला, विश्रब्घ 
0. प्रसन्न, खुश-रघु ० ३।१२, ५।२६, ६४।४७, १६२२ 
, प्रतिष्ठित 42. चतुर, विद्वान, बंद्धिमान्‌ । 

प्रतीतिः (स्त्री०) [ प्रति--8 -क्तिन्‌ )। 4. धारणा, 
निश्चित भरोसा--श० ७।३१ 2. विश्वास 3. ज्ञान, 
निश्चय, स्पष्ट प्रत्यक्षज्षान या समझ - अपितु वाच्य- 
वचित्र्य प्रतिभासादेव चारुताप्रतीति:--काव्य० १० 
4, यश, कीति 5. आदर 6. खुशी । 

प्रतोत्त (वि०) [ प्रति--दा+क्त | वापि दिया हुआ, 
लोटाया हुआ । 

प्रतोन्‍्धषक (पुं०) विदेह देश का नाम । 


प्रतीप (वि०) [ प्रतिगता: आपो यत्र, प्रति--अप्‌ +भच्‌, 
अपईप्‌ च | . विरुद्ध, प्रतिकूल, बिपरीत, विरोधी 
>-ततत्प्रतीपपवनादि वेकृतं--रघु० ११।६२ 2. उलठटा, 
विपयंस्त, बिगड़ा हुआ 3. पिछड़ा हुआ, प्रतिगामी 
4. अरुचिकर, अप्रिय 5. अहियल, आज्ञा का उल्लंघन 
करने वाला, हढी, दुराग्रही--पंच० १।४२४ 
6. विध्नकारी,--प: एक राजा का नाम, महाराज 
शान्तत्‌ के पिता तथा भीष्म के पितामह का नाम, 
5+परम एक अलंकार का नाम जिसमें तुलना के 
सामान्य रूप को बदल कर उपमान की उपमेय से 
तुलना करते हँ--प्रतीपमुपमानस्याप्यूपमेयत्वकल्पनम्‌ , 
त्वल्लोच्‌नसमं पद्म त्तद्वत्तसदुशों विघु;--चन्द्रा ० ५९ 
(और अधिक विवरण तथा परिभाषा की जानकारी 
के लिए काव्य ० १० में वणित 'प्रतीप' के अन्तगेत 
दे०,--पम॒ (अव्य०) . इसके विपरीत 2. विपरीत 
क्रमानुसार 3. के विरुद्ध, के विरोध में--भतुविप्रकृता- 


5पि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः--श० ४।१८। 
सम० -ग (वि०) . विरुद्ध चलने वाला 2. विपरीत, 
प्रतिकूक--रघ्‌० ११।५८,--गमनम्‌,-गति: (स्त्री०) 
उल्टा चलना--कु० २।२५,--तरणम धार के विरुद्ध 
जाना या नाव चलाना, वि० १।५,--दशिनी स्त्री, 
--वचनम्‌ . खण्डन 2. दुराग्रहपूर्ण या टालमटोल 
करने वाला कहने का ढंग,-विपाकिन वि० )* विपरीत 
फूलदायक (कर्ता पर ही उलटा फल रखने वाला) 
--मा० ५॥२६ । 

प्रतीरम्‌ [ प्र+ तीर +-क ] तट, किनारा । 

प्रतोवाप: [ प्रति+-वप्‌+ घज्म , उपसर्गस्य दीघे: ] . (वह 
औषधि जो काढ़े आदि में) जोड़ी जाय या मिलायी 
जाय 2. धातु को भस्म करना या पिघलाना 3. छूत 
की बीमारी, महामारी । 

प्रतीबेश:, प्रतोहारः, प्रतीहास: [ प्रति +विश -- हू --हस 
-+घजञ् |] दे० प्रतिवेश आदि । 

प्रतोवेशिन (वि०) | प्रतीवेश +इनि | दे० प्रतिवेशिन । 

प्रतोहारो [ प्रतिहार-अच्‌ +झछीष | ॥. स्त्री द्वारपाल 
2, डचोढ़ीवान । 

प्रतुदः [ प्र+तुद-+क ] !. पक्षियों की एक जाति 
(बाज, तोता, कौवा आदि) 2. चुभोने का उपकरण । 

प्रतुष्टि: (स्त्री० ) [ प्र+ तुष + क्तिन्‌ | तृप्ति, सन्‍्तोष | 

प्रतोद: | प्र+तुद+घजञा ] . अद्कुश 2. लम्बा चाब॒क 
3. चभोने वाछा उपकरण । 

प्रतृणं (वि०) [प्र+त्वर्‌-+क्त | त्वरित, 
फूर्तीला, तेज । 

प्रतोलो [ प्र+तुल--घज्म +डीष | गली, मख्य मार्ग, 
नगर की मुख्य सड़क--प्रापत्पतोलीमतुलप्रताप: 
-+शि० ३।६४ 

प्रत्त (भू० क० क०) [ प्र+दा+कक्‍्त ] . दिया हुआ, 
प्रदत्त, प्रदान किया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ 2. विवाह 
में दिया हुआ, विवाहित । 

प्रर्त (वि०) [ प्र+त्लनप्‌ |] . पुराना, प्राचीन 2. पहला 
3. परम्परा प्राप्त, प्रथागत । 

प्रत्यक (अव्य०) [ प्रति+अञ्च्‌ ++क्विन ] . विरुद्ध 
दिशा में, पीछे की ओर 2. के विरुद्ध 3. (अपा० के 
साथ ) से पश्चिम में 4. भीतर की ओर, अन्तर की 
तरफ 5. पहले समय में । 
क्ष (वि०) [ अक्षण: प्रति | . दृष्टिगोचर, दृश्य 
- प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनृभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश: 
--श० १।१ 2. उपस्थित, दृष्टिगत, आँख के सामने 
3. इन्द्रियग्राह्म, इन्द्रियसंज्ञेय 4. स्पष्ट, विशद, साफ 
5. सीधा, व्यवधानश्न्य 6. सुस्पष्ट, सुन्यक्त 7. शारी- 
रिक, भौतिक, क्षम्‌ ै. प्रत्यक्षज्ञान, आँखों देखा 
साक्ष्य, इन्द्रियों द्वारा बोध, एक प्रकार का प्रमाण 


क्षिप्रगामी, 


( ६५९ ) 


-“इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम -- तक॑० 
2. सुव्यक्तता, सुस्पष्टता ( प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षतः, 
या प्रत्यक्षात्‌ रूप क्रियाविशेषण की भांति प्रय॒कत 
किय जाकर निम्न अर्थ प्रकट करते हैं--. सामने, 
को उपस्थिति में, की दृष्टि में- 2. खुलकर, सावे- 
जतिक रूप से 3. सीधे, अव्यवहित रूप से 4. व्यक्ति- 
गत रूप से 5. देखकर 6. स्पष्ट रूप से। सम०» 
-ज्ञानम्‌ आँखों देखी गवाही, सीधा इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त ज्ञान--दशनः-दर्शिन्‌ (वि०) आँखों देखा गवाह, 
-दृष्ट (वि०) स्वयं देखा हुआ,--प्रमा सही ज्ञान या 
वह जानकारी जो सीधे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त की 
जाय,--प्रमाणम्‌ आँखों से देखा सबत, स्वयं ज्ञानेन्द्रियों 
का साक्षो होना,--फल (वि०) स्पष्ट और दृश्य फलों 
के रखने वाला,--बादिन्‌ (पूं०) वह बौद्ध जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण (आँखों देखी बात) के अतिरिक्त और किसी 
प्रमाण को न मानता हो,--बिहित (वि०) सीधा 
और स्पष्ट विधान किया हुआ । 

प्रत्यक्षित्‌ (पु०) [प्रत्यक्ष--इनि| आँखों देखा गवाह, 
प्रत्यक्ष द्रष्टा । क्‍ 

प्रत्यय्न (वि०) [प्रतिगतम्‌ अग्रम्‌ श्रेष्ठ यस्थ--प्रा० ब०] 
4. ताजा, नया, नूतन, अभिनव--प्रत्यग्रहतानां मां 
“-वैणी० ३, कुसुमशयन न प्रत्यग्रमू--विक्रम ० ३।१० 
मेघ० ४, रघु० १०।५४, रत्न० १२१ 2. दोहराया 
हुआ 3. विशुद्ध । सम०--बयस्‌ (वि०) अल्पवयस्क, 
जीवन की परिपक्वावस्था में, तरुण । 

प्रत्यंचच (वि०) (स्त्री०--प्रतीची, वोपदेव के मतानुसार 
-उभ्रत्यंची ) [प्रति--अज््च--क्विन] 4. की ओर 
मुड़ा हुआ 2. पश्चवर्ती 3. अनुवर्ती, भावी 4. परे 

,' किया हुआ, हटाया हुआ 4. पादइचात्य, पश्चिम दिशा 

का । सम०--अक्षम्‌ (प्रत्यगक्षम) आन्तरिक अवयव, 

“आत्मन्‌ ([पुं०) प्रत्यगात्मन्‌) वैयक्तिक जीव, 

आत्मा,---आशापति: (प्रत्यगाशापति:) पश्चिम 

दिशा का स्वामी, वरुण का विशेषण,--उदच 


हि जा 


(स्त्री०) प्रत्यगुद्वच) उत्तर परिचमी, - दक्षिणतः 
(अव्य० प्रत्यग्दक्षिणत:) दक्षिणपश्चिम की ओर 
देश (स्त्री०) (प्रत्यग्दूश) आन्तरिक झांकी, 


अन्तदृष्टि,--मुख (वि०) (प्रत्यडमुख) . पदिचमा- 
भिमुखी 2. मुँह मोड़े हुए, स्नरोतम्‌ (वि०) 
(प्रत्यकृत्नोतूत ) पश्चिम को ओर बहने वाला 
”शि० ४।६६ पर मल्लि०, (स्त्री०) नमंदा नदी का 
विशेषण । 

प्रत्यंचित (वि०) [प्रति-+अज्च्‌--क्त] सम्मानित, पूणित, 
आचित । 

प्रत्यदनम्‌ [प्रति-+-अद्‌-+-ल्यूट]| 4. भोजन करना 2. 
भोजन । 


प्रत्यभिज्ना [प्रति+-अभि-+-ज्ञा-+-अड्‌-टाप्‌ू] जानना, पह- 
चानना---सप्रत्यभिज्ञमिव मामवलोक्य--मा ० १।२५। 
प्रत्यभिज्ञानम [प्रति-+/ अभि - ज्ञा +- ल्यूट] 4. पहचानना 
“जत्यभिन्नानरत्नं च रामायांदशंयत्कृती-रघु ० १२६ । 


क्‍ प्रत्यभिज्ञात ( भू० क० कृ० ) [प्रति-- अभि-+ज्ञा-- क्त। 


पहचाना हुआ । 

प्र्यभिभूत (भू० क० क्ृ०) [प्रति--अभि+भू-+कक्‍्त] 
पराजित, जीता हुआ । 

प्रत्यभियुक्त (भू० क० क्ु०) [प्रति--अभि-+युज्‌--क्त] 
बदले में अभियोग लगाया हुआ । | 

प्रत्यभियोगः [प्रति-+-अभि--युज्‌--घज्म_] 4. अभियोक्‍ता 
के विरुद्ध दोषारोप, बदले में दोषारोपण करना 
“याज्ञ० २।१०। 


प्रत्यभिवादः, प्रत्यभिवादनम्‌ [प्रति--अभि-+वद्‌-|- णिच्‌ 
'पेञा ल्युट्‌ वा। नमस्कार के बदले नमस्कार, 
(प्रणाम के बदले आशीर्वाद ) --मन्‌ ० २।१२६। 

प्रत्यभिस्केदनम्‌ [प्रति--अभि--स्कन्द्‌--- ल्यूट]  जवाबी 
नालिश, प्रत्यारोप । 

प्रत्ययः [प्रति+-इ३-- अच्‌ | . धारणा, निश्चित विद्वास, 
“ मूढ़: परप्रत्ययनेयबुद्धि:- मालवि० १।२, संजात- 
प्रत्यय:--पंच० ४ 2, विश्कास, भरोसा, श्रद्धा, विश्रंभ 
कु० ६।२०, शि० १८।६३, भतं ० ३।६० 3. संबोध, 
विचार, भाव, सम्मति 4. यकीन, निरचयता 5. जान- 
कारी, अनुभव, संज्ञान- स्थानप्रत्ययात्‌ श० ७, 'स्थान 
को दृष्टि से अन्दाजा लगाते हुए” इसी प्रकार-- आकृति 
प्रत्ययात्‌ू--मालवि० १, मेघ० ८ 6. कारण, आधार, 
क्रिया का साधन--कु० ३।१८ 7. प्रसिद्धि, यश, कीति 
8. सुप्‌, तिडः आदि प्रत्यय जो शब्द व धातुओं के 
आगे लगते हैं, कृदन्‍त व तद्धित के प्रत्यय---शि० 
१४॥६६ 9. शपथ 0. पराश्नयी 44. प्रचलन, अभ्यास, 
2. छिद्र 3. बुद्धि, समझ । सम०--कारक,-- कारिन 
(वि०) विश्वास पेदा करने वाला, भरोसा देने वाला, 
(णी) मुहर, नामांकित मुद्रा या अंगूठी । 

प्रत्ययित (वि० ) [प्रत्यय--इतच] . विश्वस्त, भरोसे का 
2. विश्वासी, विश्वास पूवंक कहा या लिखा हुआ । 

प्रत्ययिन्‌ (वि०) [प्रत्यय--इनि] 4. निर्भर करने वाला, 
विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला 2. विश्वास- 
पात्र, विश्वास या भरोसे के योग्य । 

प्रत्यथें (वि०) [प्रति+-अर्थ --अच] उपयोगी, यक्ति- 
संगत,--र्थम्‌ . उत्तर, जवाब 2. शत्रुता, विरोध । 

प्रत्यर्थक: [प्रति-अर्थ --ण्वुलू] प्रतिपक्षी, विरोधी । 

प्रत्यथिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [प्रति--अर्थ /- णिनि] 
विपक्षी, विरोधी, शत्रुतापूर्ण.--नास्मि भवत्योरीश्वर- 
नियोगप्रत्यर्थी--विक्रम० २, (पुं०) . विपक्षी, 
विरोधी, शत्रु 2. प्रतिद्वन्द्दी, सम, जोड़ का, चन्द्रो 


( ६६० ) 


मुखस्य प्रत्यर्थी 3. (कानून में) प्रतिवादी--स धर्मस्थ- 
सखः: शब्वदर्थिप्रत्यथिनां स्वयम्‌--रघु ० १७।३९, 
मन्‌० ८।७९, याज्ञ ० २६। सम०--भूत (वि०) 
मार्ग में र्कावट, बाधक बना हुआ--कु० १।५९ । 

प्रत्यपंणम्‌ [प्रति--ऋ--णिच्‌ -+ल्यूटू, पुकागमः] वापिस 
देना, लौटा . देना -सीताप्रत्यपंणेषिण:--रघु ० 
१५।८५१ | 

प्रयपित (भू० क० कृ०) [ प्रति+- £+णिच्‌ --क्त, 
पुकागम:| लोटाया हुआ, वापिस दिया हुआ । 

प्रत्यवमशे, - षेः [प्रति+-अव-+मृश्‌-- घवा |] !. गंभीर 
चिंतन, गहन मनन 2. परामश, नसीहत 3. प्रत्युप- 
संहार । 

प्रत्यवरोधनम्‌ [प्रति-/- अव +-रुध-- ल्यूट्‌ | रुकावट, विध्न । 

प्रत्यवसानम [प्रति-+-अव--सो-+ल्युट | खाना या पीना 
““+पा० १।४।५२ । 


प्रतयवसित (वि०) [प्रति--अव--सो--क्त] खाया हुआ, 
पीया हुआ । 

प्रत्यवस्कन्द:.--दनम्‌ [प्रति+-अव--स्कन्द्‌ --घञ्ा, ल्युट्‌ 
वा] विशेष तक॑ जिसको कि प्रतिवादी उत्तर के रूप 
में प्रस्तुत करता हँ परन्तु वह आरोप के रूप में नहीं 
समझा जाता, प्रतिवादी का वह उत्तर जिसमें वह 
वादी के अभियोग का खंडन करता हूं । 

प्रत्यवस्थानम्‌ [प्रति+-अव--स्था-+-ल्‍्युट | 4. अपाकरण 
2. शत्रता, विरोध 3. यथास्थिति, पूव॑स्थिति । 

प्रत्यवहारः [प्रति+-अव--ह +घञ्ा_] . वापिस खींचना 
2. विश्व का विनाश, (सृष्टि का) प्रलय--सर्गेस्थिति- 
प्रत्यवहा रहेतु:-- रघु० २।४४ । 

प्रत्यवायः [प्रति--अव--अय्‌ +घज्त | 4. ह्वास, न्यूनता 
2. अवरोध, रुकावट--उत्तर० १।॥९ 3. विरुद्ध या 
विपरीत मार्ग, वेपरीत्य--मन्‌० ४॥२४५ 4. पाप, 
अपराध, पापमयता-अनुर्त्पत्ति तथा चान्‍्ये प्रत्यवायस्य 
मन्यते---जाबालि ० । 

प्रत्यवेक्षणम्‌, प्रत्यवेक्षा [प्रति-अव--ईक्ष्‌ -ल्युटू, अडः 
-+टाप्‌ वा] ध्यान रखना, खयाल करना, देखरेख 

ु करना-- रघ्‌ु० १७।५३ । 

प्रत्यस्तमयः [प्रति-+अस्तम्‌+अय्‌ --अच्‌ ] . (सूर्य का) 

छिपना 2. अन्त, समाप्ति । ह 

प्रत्याक्षेपषक्त (वि०) (स्त्री०--पिका) [प्रति+-आ-+-क्षिप्‌ 
ण्वल] ताना मारने वाला, व्यंग्यपूर्ण, उपहासजनक, 
चिढ़ान वाला । क्‍ 

प्रत्यास्यात (भू० क० कृ०) [प्रति-+-आ-+ख्या--क्त | 
, मना किया हुआ, 2. मुकरा हुआ 3. प्रतिषिद्ध, 
निषिद्ध 4. एक ओर रक्‍्खा हुआ, अस्वीकृत 5. पीछ 
ढकेला हुआ । द 

प्रत्या्यानम [प्रति--आ-+-ख्या--ल्युट्‌] . पीछ हटाना, 


अस्वीकार करता 2. मृकरना, मना करना, इनकार 
3. अवहेलना 4. भत्सना 5. निराकरण । 

प्रत्यागतिः (स्त्री०) [प्रति+-आ-+गम्‌ +क्तिन्‌] वापिस 
आना, लोटना । 

प्रत्यागमः, --प्रत्यागसमनस [प्रति--आ+गम्‌ +-अप्‌, ल्युद्‌ 
वा| लौटना, वापिस आना । 

प्रत्यादानम्‌ | प्रति--आ-+-दा--ल्युट | 
पुनग्रहण, पुनः प्राप्ति । 

प्रत्यादिष्ट (भू० क० क्ृ०) [प्रति+-आ-+-दिश्‌--क्त | 
. नियत 2. सूचित 3. अस्वीकृत, पीछे ढकेला हुआ 
4. हटाया हुआ, एक ओर रक्‍्खा हुआ 5. तिरोहित, 
अंधकार में डाला हुआ--रघु ० १०६८ 6. चेताया. 
हुआ, सावधान किया हुआ । 


प्रत्यादेश: [प्रति--आ--दिश्‌ ---घञा_] 7. आदेश, हुक्म 
2. संसूचन, घोषणा 3. मना करना, मुकरना, 
अस्वीकृति, पीछे हटाना, निराकरण --प्रत्यादेशान्न खल 
भवतो धीरतां कल्पयामि--मेघ० ११४, ९५, श० 
.६।९ 4. तिरोहित करना, ग्रस्त करना, तिरोधाता, 
लज्जित करने वाला, अंधकारावृत करने वाला--या 
प्रत्यादेशो रूपगविताया: श्रिय:--विक्रम० १, का० ५ 
5. सावधानी, चेतावनी 6. विशेष रूप से दिव्य 
सावधानता, अतिप्राकृतिफ चेतावनी । 

प्रत्यानयनम्‌ [प्रति-+-आ--नी -+-ल्‍्युट्‌] वापिस लाना, लौटा 
लाना । 

प्रत्यापत्ति: (स्त्री०) [प्रति--आ--पद्‌ --- क्तिन्‌ | . वापसी 
2. अरुचि, सांसारिक विषयों के प्रति विराग, वराग्य । 


प्रत्याम्नायः [ प्रति--आ--म्ना +-घञ्म_] अनुमान प्रक्रिया का 
पाँचवाँ अंग अर्थात्‌ निगमन (प्रथम प्रतिज्ञा की आवृत्ति) 

प्रत्यायः [प्रति--अय -- घञ्ण_] चुंगी, कर । 

प्रयायक (वि०)  [प्रति+-आ-+-इ+णिच्‌ +ण्वुल | 
. प्रमाणित करने वाला, व्याख्या करने वाला 
2, विश्वास दिलाने वाला, भरोसा उत्पन्न करने वाला । 

प्रत्यायनम्‌ [प्रति-आ--३-+णिच्‌--ल्युट | . (दुलहन 
का) घर ले जाना, विवाह करना 2. (सूय का) 
छिपना । 

प्रत्यालीढम्‌ [ प्रति--आ-+लिह +कक्‍्त | निशाना छुगाते 
समय का विशेष आसन (विप० आलीढ ) । 

प्रत्यावतंनम्‌ | प्रति+-आ--वृत्‌+ल्युद ] लौटना, बापिस 
आना । ' 

प्रत्याइवस्त (भू० क० क्ृ०) [ प्रति+आ-+श्बस्‌--क्त | 
सान्त्वना दिया हुआ, जिलाया हुआ, ताजा दम किया 
हुआ, ढाठस बंधाया हुआ । 

प्रत्याइव।स: [ प्रति+आ--श्वस-- घज्म_ ] फिर से सांस 
लेना, (सांस का) फिर लौट आना, फिर चलने 
लगना । 


वापिस लेता, 


( ६ ६ १ 


प्रत्याशइवासनम्‌ [ प्रति-आ--श्वस -- णिच्‌ | ल्यद | ढाढस 
बधाना, सान्त्वना देता । 

प्रत्यासत्ति: (स्त्री०) [प्रति-आ-+-सद्‌ +-क्नि | !. (समय 
और स्थान की दृष्टि से) अत्यंत सामीप्य, संसक्ति 
2, घनिष्ठ संपक 3. सादश्य । 

प्रत्यासन्‍न्त (भ० क० ) [ प्रति+-आ-+-सद--कक्‍त |] 
समीप, निकट, संसक्त, सटा हुआ । 

प्रयास ( सा ) रः [ प्रति+आ--स+अपू, घञ्य वा | 
. सेना का पृष्ठभाग 2. एक व्यह के पीछे दूसरा 
व्यह---एसी व्यह रचना या मोर्चा बन्दी । 

प्र्याहरणम्‌ [ प्रति+-आ-+-ह-+ल्यूदट | 7. वापिस लेना 
पुनः ग्रहण करना, वसूली 2 रोकना 3. ज्ञानद्रियों का 
नियन्त्रण करना । 

प्र्याहार: [ प्रति--आ-+-ह+घजञा ] 4. पीछे हटाना, 

.. वापिस चलना, श्रत्याव्तन 2. पीछे रखना, रोकना 
3. इन्द्रिय दमन करना 4. सृष्टि का विघटन या प्ररूय 
5. (व्या० में) एक ही ध्वनि के उच्चारण में कई 
अक्षरों का बोध, सत्र के प्रथम अक्षर से लेकर अन्तिम 
सांकेतिक वर्ण तक जोड़ना या कई सत्रों के होने पर 
अन्तिम सूत्र के अन्तिम वर्ण तक--यथा अइउण' 
सत्र का प्रत्याहार अणू तथा अइ उ ण, ऋलक्‌, ए 
ओझछू, ऐ औच' इन चार सत्रों का प्रत्याहार 'अच्‌ 
(स्वर) ह प्रत्याहार ह; व्यंजनों का प्रत्याहार 'हल” 
तथा सभी वर्णों का द्योतक अल प्रत्याहार है । 

प्रत्यक्त (भू० क० क्ृ० ) [प्रति+-वच्‌ --क्‍्त ] उत्तर दिया 
गया, बदले में कहा गया, जबाब दिया हुआ । 

प्रत्युक्ति (स्त्री०) [ प्रति+-वच्‌ --क्तिन्‌ ] उत्तर, जवाब । 

प्रत्यच्चार:, प्रत्यच्चारणम - | प्रति+उद--चर--णिच -+ 
घजञ्म , ल्यट वा | आवरत्ति, दोहराना । क्‍ 

प्रत्यज्जीवनम [ प्रति+-उद्‌--जीव्‌-+ ल्यूट |] पुनर्जीवन 
होना, जीवन का फिर संचार होना, फिर से जी उठना 
( आलं० भी ) 

प्रत्युत (अव्य०) ['प्रति+-उत द्व० स० ] . इसके विप- 
रीत--कृतमपि महोपकारं पय इव पीत्वा निरातडू:, 
प्रत्युत हन्‍्तूं बतते काकोदरसोदरःखलो जगति-भागमि० 
१।७६ 2. बल्कि, भी 3. दूसरी ओर । 

प्रत्युत्कम:,---क्रमणम,--क्रान्ति: (स्त्री०) [ प्रति--उद-+- 
क्रम-+घञ्म , ल्यट, क्तिन वा | 4. (किसी काये को 
करने का) बीड़ा उठाना 2. यद्ध की तयारी 3. शरत्र 
पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण 4. गौण काय जो 
मुख्य काय में सहायक हो 5. किसी व्यवसाय का 
समारम्भ । 

प्रत्युत्यानम्‌ | प्रति--उद्‌+-स्था-+ल्‍ल्यूट्‌ ] 4. किसी के 
विरुद्ध उठना 2. यूद्ध को तयारी करना 3. किसी 
अभ्यागत का स्वागत करन के लिए (सम्मान प्रदर्शित 


करने के लिए) अपने आसन से उठना--मनु० 
२।२१०। 

प्रत्युत्थिति (भू० क० क०) [ प्रति+-उद्‌+स्था--क्‍त |] 
(किसी मित्र या शत्रु आदि को) मिलने के लिए उठा 
हुआ। 

प्रत्यत्पन्न (भु० क० कृू०) | प्रति+-उद--पद्‌--क्त | 
. पुनरुत्पादित, फिर से उत्पन्न 2. उद्यत, तत्पर 
फूर्तीला 3. (गणित० )गृणा किया हुआ,--ननम गणा । 
सम ०--मति (वि०) समय पर जिसकी बद्धि ठीक 
काय करे, हाजिर जबाब 2. साहसी, दिलेर 3. तीत्र 
तीक्ष्ण । 

प्रत्यदाहरणम्‌ [ प्रति+-उद्‌--आ-+-ह+ल्यद ] म॒काबले 
का उदाहरण, विपक्ष का उदाहरण । 


प्रत्यदूगत (भू० क० कृ०) [ प्रति+-उद--गम्‌ -+क्त | 
अतिथि का स्वागत करने के लिए (सादर अभिवादन 
स्वरूप ) अपने आसन से उठा हुआ -- प्रत्यद्गतो मां 
भरतः ससनन्‍्य:--रघु० १३।६४, १२॥६२ 2. किसी के 
विरुद्ध आगे बढ़ा हुआ । 

प्रत्यदूगति: (स्त्री ० ), प्रत्यदृगमः, प्रत्यद्गमनम्‌ [ प्रति-- 
उद्‌--गम्‌ --क्तिन्‌ू, अपू, ल्यूट वा | अतिथि का 

सत्कार करने के लिए अपने आसन से उठना या बाहर 

जाना । 

प्रत्यदूगमनीयम्‌ [ प्रति-+ उदू-- गम्‌--अनीयर ] स्वच्छ 
वस्त्र का जोड़ा-गृहीतप्रत्यद्गमनीयवस्त्रा-कु० ७।११ 
पत्युदूगमनीय वस्त्रा का पाठान्तर ) दे० “उदगमनीय । 

प्रत्युद्रणम्‌ [ प्रति+-उद्‌--ह+ल्यद ]। पुनः प्राप्त 
करना, दी हुई वस्तु को वापिस लेना 2. फिर उठाना । 

प्रत्यध्वम: | प्रति-+-उद्‌ -+ यम्‌-- अप ] . प्रतिसंतुलन, सम- 
तोलन 2. रोक थाम, प्रतिक्रिया--भतं ० ८।८८ 
पाठान्तर । 

प्रत्युधात (वि०) [ प्रति+-उद--या कत | दे० 'प्रत्यद्गत । 


प्रत्युन्नननम [ प्रति+-उद॒- नम्‌ +-ल्यद | पुनः उठना, फिर 
उछलना, पलटा खाकर आना । 

प्रत्युयवकारः [ प्रति-उप-- कू-+-घज्य ] किसी की कृपा 
या सेवा का बदला चुकाना, उपकार का प्रतिदान, 
बदले में सेवा । 

प्रत्यपक्रिया [ प्रति+-उप--#--श, इयहरू, टाप्‌ ] सेवा का 
प्रतिफल । 

प्रत्युयदेश: [ प्रति-- उप-- दिश--घछऊा ] बदले में परामर्श 
या उपदेश - कु० १।३४ । 

प्रत्युपपन्न (वि०) [ प्रति+उप->पद्‌+क्त ] दे० 
प्रत्यत्पन्न | - 

प्रत्युपमानम्‌ [ प्रति--उप--मा--ल्‍्यूट्‌ |] . समरूपता 
का प्रतिरूप 2. नमूना, आदर्श 3. म॒क़ाबले की तुलना 
>विक्रम० २।३ । 


( ६९६२ ) 


प्रत्यूपलब्ध (मू० क० कृ०) [ प्रति+उप-+लभ्‌-+-कक्‍्त | 
वापिस प्राप्त, फिर लिया हुआ । 

प्रत्यपवेद:,  वेशनम [ प्रति+उप--विश-+-णिच्‌ +-घञ्ण 
ल्यद वा | आज्ञा-पालन कराने के लिए किसी को 
घरना । 

प्रत्यपस्थानम॒ [ प्रति-- उप--स्था + ल्युद्‌ 
पड़ौस । 

प्रत्यप्त (भू० क० क्ृ०) [प्रति+वप्‌+क्त ]!. जड़ा 
हुआ, या जमाया हुआ, जटित, भरा हुआ 2. बोय| 
हुआ 3. स्थिर किया हुआ, गाड़ा हुआ, दृढ़ता पूवक 
टिकाया हुआ, या जमाया हुआ- मा० ५।१०, उत्तर० 
३।३५, ४६ । 

प्रत्यूषः, प्रत्यूबस (नपुं०) | प्रत्योषति नाशयति अन्धकारम्‌ 
-प्रति+उष-[-क, प्रति+-उ६--असि ] प्रभात 
भोर, तड़का । 

प्रत्यषः,-धम [ प्रति+-ऊष्‌+क ] भोर, प्रभात, तड़का 
--प्रत्यषेष स्कटितकमलामौदमैत्रीकायःतत्मेघठ ३१ 


॥। आसपास, 


>+षः . सूर्य 2. आठ वस्तुओं में से एक वस्तु 
का नाम । 

प्रत्ययस (नपुं०) [ प्रति+-ऊष--असि ] भोर, प्रभात, 
तड़का | 


प्रत्यहः [ प्रत+ऊह--घव्ा_ ] रुकावट, बाघा, विध्न, 
-विस्मय: सव्वथा हेयः प्रत्य हः सवकमंणाम-हि० २।१५। 

प्रथ। (म्वा० आ०--प्रथते, प्रथितम्‌) 4. (ऐश्वयं का) 
बढ़ाना 2. (कीति, अफवाह आदि का) फलाना--त्तथा 
यशो&स्य प्रथते -मनु० ११।१५ उ5ःचविद्धात होना 
प्रसिद्ध होता --अतस्तदाख्यया तीथ पावन भूवि पप्रथे 
--रघु० १५।१०१, अतोइईस्मि लोके वेदे च प्रथित 
पुरुषीत्तर:--भग ० १५१८, शि० ९।१६, १५।२३, कु० 
५१।७, मेघ० २४, रघु० ५१६५, ९।७६ 4. प्रकट होना 
उदय होना, प्रकाश में आना--श्रमो न तासां मदनों 
न पप्रथे--कि० ८।५३ ॥। (चरा० उभ०--प्रथयति 
-ज्तै, प्रथित ) . फेलाना, उद्धोषणा करना--सज्जना 
एवं साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌-दृष्टान्त ० १२, 
१७।१०७ 2. दिखलाना, प्रकट करना, प्रदशन 
करना, प्रकाशित करता, सूचित करना -परमं वप 
प्रथथतीव जयम्‌--कि ० ६।३५, ५॥३, शिं० १०२५, 
रत्न ० ४॥१३, श० ३।१६ 3. बढ़ाना विस्तृत करना 
ऊंचा करना, अधिक करना, बड़ा करना--भत्‌ ० 
२।४५ 4. खोलना 

प्रथनम [प्रथ+ल्यट | . फलाना, विस्तार करना 
2. बखेरना 3. फेंकना, आगे की और बढ़ाना 
4. बतलाना, प्रकाशित करना, प्रदर्शन करना 5. वह 
स्थान जहाँ कोई चीज फंलायो जाय । 

प्रथम (वि०) ( पुं०, कर्तृ०, ब० व०--प्रथमे या प्रथमा: ) 


न््ॉैजलैञ आज» _»ज्लल ु  चह७७च७शच्चत्त्तचञ॒ख््यथ्ि खा  ॥»ओ॥ओऊलऊ$ा ऊए।।॥+ञय ।5 "'5चक 5 ए ए ओ एआ कक एक कफििि इिफक तय घप एयर फ््व्क््ण्ज्प्््मा जप ्प्फप्माा यरपय पा माञ पा णप्मम्ण्ण्ण्ग्गणणणतततुरक पर सप त पक 


[ प्रथ- अमच | . पहला, सबसे आगे का--रघ्‌ ० 
३।४४, हि० २।३६, कि० २।४४ 2. प्रमख, मुख्य 
प्रधान, श्रेष्ठठम, बजोड़, अनपम--शि० १५।४२, 
मनु० २।१४७ 3. आदि कालीन, अत्यंत प्राचीन, 
प्राककालीन, प्राथमिक 4 पहले का, पूवेकालीन, 
पहला, इससे पूर्व का--प्रथमसुकृतापेक्षया--मेघ ० 
१७, रघृ० १०६७ 5. (व्या० में) प्रथम पुरुष 
( >-अन्य पुरुष या पारचात्यपदविज्ञान के अनुसार 
तृतीय पुरुष), मभाः . प्रथम (--अन्य ) पुरुष 2. वर्गं 
का प्रथम व्यजन,--मा कतृंकारक,- सभ्त (अव्य ०) 
. पहले, प्रथमत:, सर्वप्रथम, कु० ७।२४, रघु ० ३॥४ 
2. पहले ही, पहले ही से, पृूवकाल में-- रघ० ३।६८ 
3. तुरन्त, तत्काल 4. पहले-- यात्राय चोदयामास त॑ 
शक्ते: प्रथम शरत--रघ्‌ृ० ४॥२४, उत्तिष्ठत्मथमं 
चास्य चरम चव संविशेत---मन्‌ ० २१९४ 5. अभी 
अभी, हाल मं,--प्रथमम्‌, अनन्तरम, ततः, पश्चात 
पहले, इसके बाद। सम० - अध॑:, - धंम पूर्वार्ध 


--आश्रमः चार आश्रमों में से पहला आश्रम अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य आश्रम,--इतर (वि०) “प्रथम की अपेक्षा 
और अर्थात्‌ दूसरा,--उदित (वि०) पहले उच्चारण 
किया हुआ--उवाच घात्र्या प्रथभोदितं वचः--रध० 
२।२५,--कल्पः चलने के लिए बढ़िया मार्ग, प्रथम 
नियम,-- कल्पित (वि०) [. पहले सोचा हुआ 2. पद 
या महत्त्व की दृष्टि से सर्वोच्च,--ज (वि०) 
सबसे पहले पदा हुआ,-चशोनम पहला दर्शन,-- दिक्‍्स 
सबसे पहला दिन-मेघ० २,--पुरुष: प्रथम पुरुष 
अन्य फुरुष (अंग्रेजी पद्धति के अनुसार तृतीय पुरुष) 
--यौवनम्‌ यवावस्था का आरंभ, किशोरावस्था 
- वेयस्‌ (नपु०) बचपन, शेशव,--विरहः पहली बार 
का वियोग,--बंयाकरणः .. अत्यंत पूज्य वैयांकरण 
2. व्याकरण में शिशिक्ष,--साहसः दण्ड की निम्नतम 
या प्रथम स्थिति,-- सुकृतस्‌ पूवकृपा या सेवा। 


प्रथा [प्रथ+ अड--ठाप ] ख्याति, प्रसिद्धि-शि० १५१२७ । 

प्रथित (भू० क० क्ृ०) [ प्रथ--क्‍त |] . बढ़ाया हुआ 
विस्तार किया हुआ 2. प्रकाशित, उद्धोषित, फैलाया 
हुआ, धोषणा की हुई,-प्रधितयशसां भासकविसौमिल्ल- 
कविमिश्रादीनाम--मालवि० १ 3. दिखाया गया 
प्रदर्शन किया गया, प्रकट किया गया, प्रकाशित किया 
गया 4. विख्यात, प्रसिद्ध, विश्रुत (दे० 'प्रथः भी) 

प्रथिमन (पुं०) [ प्थोर्माव-पथु--इमनिच्‌ ] चौड़ाई 
विशालता, विस्तार, महत्ता--प्रथिमानं दघानेन जधनेन 
घरनंन सा--भट्टि० ४॥१७, (गणाः) प्रारंभसक्ष्मा 
प्रथिमानमापु:--रघ्‌० १८।४८ । 

प्रथिवि: (स्त्री०) [ --पृथिवी, पृषो० ] पथ्वी, धरती । 

प्रथिष्ठ (वि०) [ पृथु-+-इष्ठन, प्रथादेश: ] सबसे बड़ा, 


( ६६३ ) 


सबसे चौड़ा, अत्यन्त विशाल (“'पृथ को अतिशया- 
वस्था ) | 

प्रथीयस (वि०) (स्त्री०-सी) [ पृथु+ईयसुन्‌ ] अपेक्षा- 
कृत बड़ा, चौड़ा, विशाल 'पृथ की तुलनावस्था) । 

प्रथु (वि०) [प्रथ्‌ू--उण्‌ ] व्यापक, दूर दूरतक फला हुआ। 

प्रथुकः [ प्रथ--उक | चिउड़े, चौले, (तु० पृथुक) । 

प्रदक्षिण (वि०) [ प्रा० स० ] . दाई ओर रक्‍्खा हुआ, 
या खड़ा हुआ दाईं ओर को घूमने वाला 2. सम्मान- 
पूर्ण, श्रद्धाल 3. शुभ, शुभलक्षणयुक्त,--णः,--णा, 
--णम्‌ बाई ओर से दाई ओर को घूमना जिससे 
कि दाहिना पादव सर्देव उस व्यक्ति या वस्तु की ओर 
हो जिसकी परिक्रमा की जा रहो है, श्रद्धापर्णं अभि- 
वादन जो इस प्रकार प्रदक्षिणा द्वारा किया जाय 
>कु० ७।७९, याज्ञ ७ १२३२,-णम्‌ (अव्य० ). बाई 
ओर से दाईं ओर को 2. दाईं ओर को, जिससे कि 
दाहिना पाश्व सर्देव प्रदक्षिणा की गई व्यक्ति या 
वस्तु की ओर रहे 3. दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिल्ला 
की ओर--मनु० ४।८७, ([प्रदक्षिणी पर बाई ओर 

, से दाईं ओर को जाना (सम्मान प्रदर्शित करने के 

लिए )--प्रदक्षिणीकुरुष्व. सद्योहुताग्गीन्‌--श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशनम्‌ू--रघु० २७१) । सम० 
--अंचिस (वि०) जिसको दाई ओर को ज्वालाएँ 
उठती हों, दाईं ओर को ज्वालाएँ रखने वाला-- 
प्रदक्षिणाचिहँविरग्निराददे--रघु० ३।१४ (स्त्री०) 
दाईं ओर को मड़ी हुई ज्वालाएँ-रघु० ४।२५,-क्रिया 
प्रदक्षिणा करना, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
सम्माननीय व्यक्ति को दाई ओर रखना--रघु० 
१।७६,--पद्विका सहन, आंगन । 

प्रदगध (भू० क० क्ृ० ) [ प्र+दह +क्‍्त | जलाया गया, 
भस्म किया गया । 

प्रदत्त (भू० क० कृ०) [ प्र+दा-+कत | दे० 'प्रत्त । 

प्रदरः [ प्र/द+-अप्‌ ] 7. तोड़ना, फाड़ना 2. अस्थिभंग 
होना, दरार पड़ना, फटाव, छिद्ग, विवर 3. सेना का 
तितर बितर होना 4. तीर 5. स्त्रियों को होने वाला 
एक रोग । 

प्रदर्प: | प्रा० स० | घमंड, अहंकार । 

प्रदर्श: [प्र दश --घज्म_] . दृष्टि, दशन 2. निदेश, आज्ञा । 

प्रदशंक (वि०) [ प्र+दृश+ण्वुल ] दिखलाने वाला, 
प्रकट करने वाला । 

प्रदर्शन [ प्र+दश्‌-|-ल्यूट ) . दृष्टि, दशेन जेसा कि 
'धोरप्रदर्शन: में 2. प्रकट होना, प्रदशेन करना, दिख- 
लाना, प्रदशनी, नुमायश 3. अध्यापन, व्याख्या करना 
4. उदाहरण । 

प्रदशित (भू०क०कृ० )[प्र|-दश--णिच्‌ -+क्त] दिखलाया 

हुआ, सामने रक्‍खा हुआ, प्रकट किया हुआ, प्रकाशित 


किया हुआ, प्रदर्शन किया हुआ 2. जतलाया गया 
3. सिखाया हुआ 4. व्याख्या किया गया, उद्धोषित 
किया गया । 

प्रदछः | प्र||-दरू--अच्‌ ] बाण, तीर । 

प्रदवः [| प्र+-दु|-अप्‌ ] जलना, ज्वालाएँ उठना । 

प्रदात (पुं०) |[ प्र+दा+ पूच्‌ | 4. देने वाला, दानी 
2. उदार व्यक्ति 3. (विवाह में) कन्या दान करने 
वाला 4. इन्द्र का विशेषण । 

प्रदानम [ प्र/-दा--ल्युट्‌ ] ।. देना, प्रदान करना, अपण 
करना, प्रस्तुत करना वर", अग्नि", काष्ठ” आदि 
2. (विवाह में) कन्या दान करना, कन्या 3. समर्पित 
करना, अध्यापन करना, शिक्षा देना, विद्या 4. भेंट, 
दान, उपहार 5, अंकुश । सम०--श्रः अति दान- 
शील पुरुष, दाता । 

प्रदानकम्‌ | प्रदान-कन्‌ | पुरस्कार, भेंट, दान, उपहार । 

प्रदायम [ प्र+दा--घज्म , यक्‌ | उपहार, भेंट । 

प्रदि:, प्रदेयः | प्र|-दा-+-कि, यत्‌ वा ] उपहार, भेंट । 

प्रदि्ध (भू० क० ०) [ प्र+दिह -कक्‍्त ] चिकनाई 
लपेटी हुई, पोती हुई, मालिश किया हुआ,--गधम्‌ 
विद्येष प्रकार से तला हुआ मांस । 

प्रदिश (स्त्री०) [ प्रगता दिग्म्य:-प्र--दिश्‌ --क्विंप | 
!, संकेत करना 2. आदेश, निदेश, आज्ञा 3. परिधि 
का अन्तर्वर्ती बिन्दु जेसे कि नऋती, आग्नेयी, ऐशानी 
और वायवी । 

प्रदिष्ट (भू० क० कृ०) [ प्र/-दिश्‌-|-क्त ] 7. दिखाया 
हुआ, संकेतित 2. निदिष्ट, आदिष्ट 3. स्थिर किया 
हुआ, आदेश लागू किया हुआ, नियोजित किया हुआ 
--रघु० २।२९ । 

प्रदोष: [ प्र+-दीप्‌ू+-णिच-+-क | . दीपक, चिराग 
(आलं० से भी) अतंर पूरा: सुरतप्रदीपा:--कु० 
१।१०, रघु० २।२४, १६।४, कुलप्रदीपो नृपतिदिलीप: 
--रघु० ६।॥७४, 'कुल का दीपक या अवतंस' -- ७।२९ 
2, जो जानकारी कराता हैं, या बात को खोलकर 
कहता हूँ, व्याख्या, विशेषतः ग्रन्थों के नामों के अन्त 
में प्रयकत, यथा महाभाष्य प्रदीप, काव्यप्रदीप आदि । 

प्रदोषन (वि०) (स्त्री०-नी) [ प्र+दीप+णिच्‌ - ल्युट | 
. जलाना 2. उहीपित करना, उत्तेजित करना,-- नम 
सुलगाने की क्रिया, जलाना, उदीप्त करना,--नः एक 
प्रकार का खनिज विष । 

प्रदीष्ष (भू० क० क्ृ०) [ प्र+दीपू +-क्त ] . सुलगाया 
हुआ, जलाया हुआ, प्रज्वलित, प्रकाशित 2. देदीप्य- 
मान, जाज्वल्यमान, प्रकाशमान 3. उठाया हुआ, 
विस्तारित---प्रदीप्तशि रसमाशी विष म्‌--- दश० 4. उद्दी 
पित, उत्तेजित (क्षुधा आदि) । 

प्रदुष्ट (भू० क० कु०) [ प्र+दुष्‌-क्त | . बिगड़ा 


( एएडक्‍ेिे ) 


हुआ, भ्रष्ट 2. दृूधित, मलिन, पापमय 3. लम्पट, 
स्वेच्छाचारी । 

प्रदूषित (भू० क० कृ०) [ प्र+दृष-+णिच्‌--क्त | 
. भ्रष्ट, विषाक्त, विकृत, प्तित 2, अपवित्र, मलिन, 

भ्रष्ट । 

प्रदेय (सं० कृ० ) | प्र+दा-यत्‌ | दिए जाने के योग्य 
(समाचार आदि ) दिय जाने के लायक, संवहन किये 
जाने के उपयकक्‍त--रधु ० ५११८, ३१ । 

प्रदेश! | प्र|-दिश--घजा | . संकेत करना, इशारा 
करना 2. स्थान, क्षेत्र, जगह, देश, प्रदेश, मंडल -पितु 
प्रदेशास्तव देवभूमय:--कु० ५१४५, रघु० ५।६०, इसी 
प्रकार कंठ” ताल" हृदय” आदि 3. बित्ता, वालिश्त 
4. लिशचय, निर्घारण 5. दीवार 6. [व्या० में ] 
उदाहरण । 

प्रदेशनम | प्र+दिश --ल्यूट ] . संकेत करना 2. उपदेश, 
अनुदेश 3. भेंट, उपहार, चढ़ावा विशेष कर देवताओं 
कों या श्रष्ठतर व्यक्तियों की । 


प्रदेश (शि) नो [ प्रदेशन-+डीप, प्र+दिश--णिनि-- 
डीप्‌ | तर्जनी अंगुली, अभिसूचक अंगुली । 

प्रदेहः | प्र+दिह +घज_ | . लेप करना, तेल या औषधि 
आदि की मालिश करना 2. लेप, पलस्तर । 

प्रदोष (वि०) | प्रक्ृष्ट: दोषो यस्य-प्रा० ब० | बरा, 
भ्रष्ट,--षः . दोष, ब्रूटि, पाप, अपराध 2. अव्यव- 
स्थित स्थिति, विद्रोह, बगावत 3. संघ्याकाल, रात्रि 
का आरंभ--तमः स्वभाव्रास्तेष्प्यन्य प्रदोषभनयायिन 
>-शि० २।७८ ( यहाँ प्रदोष का अर्थ मख्य रूप से 
भ्रष्ट और 'पतित ह ),-बजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोष 
“5-गीत० ५, कु० ५१४४, रघ्‌ृ० १।९३, ऋतु० १।११। 
सम०--काल: संध्या समय, रात्रि का आरंभ,--तिभि 
रस्‌ सव्याकालोन अंधेरा, सांझ का झुटपुटा--का मं 
प्रदोषतिमिरेण न दृश्यसे त्वमू--मुच्छ० १॥३५ | 

प्रदोह: [ प्र।-दुह +घषच्ण ] दुहना, दूध निकालना । 


प्रद्यस्नः [ प्रकृष्ट दम्न ब्् यस्य--प्रा० ब० ) कामदेव 
का विशेषण, कामदेव [ यह कृष्ण और रुक्षिमणी का 
पुत्र था। जब यह छः: वर्ष की आयु का था तो शंबर 
नामक देत्य ने इसका अपहरण कर लिया क्योंकि उसे 
यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि प्रद्यम्न के द्वारा 
उसकी मृत्य्‌ हो जायगी । शंबर ने उस बालक को 
घघराते हुए सम॒द्र में फेंक दिया जहाँ उसे एक मछली 
निगल गई । एक मछतवे ने इस मछली को पकड़ 
लिया और शंबर के सामने ला रका। जब इस 
मछली की काटा गया ती इसके पेट से एक सुन्दर 
बालक मिला । नारद मृनि की इच्छानसार शंबर 
को गहिणी मायावती ने इस बालक का पालनपोषण 
किया । जब यह बालक जवान हो गया ती स्वय॑ 


मायावती का मन इसके सौन्दय पर आक्ृष्ट हो गया। 
परन्तु प्रद्युम्न ने मायावती का मातृत्व कौ दूषित 
करने वाली इस प्रकार की भावताओं के कारण बृरा- 
भला कहां, क्‍योंकि वह तो उसे माता समझता था । 
परन्तु जब उसे बतलाया गया कि वह विष्ण का पुत्र 
हैं, उसे शंबर ने समद्र में फेंक दिया था, तो उसने 
क्रोध से आगबबला होकर शंबर को य॒द्ध के लिए 
ललकारा, तथा अपनी माया के द्वारा उस का वध कर 
दिया। उसके पश्चात्‌ वह और मायावती कृष्ण के 
घर गए जहाँ नारद मनि ने कृष्ण और झुक्मिणी को 
बतलाया कि यह तो उनका अपना पुत्र हूँ तथा माया- 
वती उसकी पत्नी है । 

प्रयोतः | प्रकृष्टो द्योत:--प्रा० स० | 4. जग मगाना 
प्रकाश, रोशनी 2. आभा, प्रकाश, कान्ति 3. प्रकाश 
की फिरण 4. उज्जयिनी के एक राजा का नाम जिसकी 
पुत्री से वत्स के राजा उदयन ने विवाह किया था-- 
प्रद्योतस्थ प्रियदृहितर वत्सराजोउत्र जछु--मेघ० २३२ 
(मल्लि० इसे 'प्रक्षिप्त समझते हैँ), रत्न० १।१० । 

प्रयोतनम्‌ | प्र+द्यत-+-ल्यद | 4. जगमगाना, चमकना 
2. प्रकाश, नः सूय । 

प्रद्रच: | प्र+द्र+अप्‌ | दौड़ना, पलायन । 

प्रद्ावः | प्र |-द्र+ घ्ञा ॥. भाग जाना, पलायन, प्रत्यावतनः 
बच निकलना 2, द्रतगमन, तेजी से जाना । 

प्रद्दार:, प्रद्वारम [ प्रगतं द्वारमु--प्रा० स० ] दरवाजे या 
फाटक के सामने का स्थान । 

प्रदष:, प्रदेषणम [ प्र+द्विप्‌ +-घव्न , ल्यूट वा ] नापसन्दगी, 
धणा, अरुचि । 

प्रधनम | प्र+-धा+क्य | . यद्ध, लड़ाई, संग्राम, संघर्ष, 
-प्रहित: प्रधनाय माघवानहमाकारयितु महीभता-शि ० 
१६॥५२, क्षेत्र क्षत्रप्रवनपिशनं कौरवं तझ्भू्जथा:-मेघ ० 
४८, रघ ० ११।७७, महावी ० ६।३३ <. यद्ध मं लट 
का माल 3. विनाश 4. फाडना, तोड़ना, चीरफाड़ । 


प्रधमनम्‌ [प्र/-धम--ल्युट्‌ | . लंबा सांस लेना 2. सं घनी, 
नस्य । 

प्रधघष: [ प्र|/ धष +-घ्क | हमला, आक्रमण 2. बलात्कार । 

प्रधषणम्‌, -णा [ प्र+घधृष्‌+णिच्‌ --ल्यूट ]) 4. हमला 
आक्रमण 2. बलात्कार, दुष्यवहा र, अपमान । 

प्रधषित (भू० क० कहकृ०) [प्र+घृष्‌--णिच्‌ --क्‍्त |] 
. हमला किया गया, आक्रान्त 2. क्षतिग्रस्त, चोट 
पहुंचाया हुआ 3. घमंडी, अहंका री । 

प्रधान (वि०) [ प्र+धा+ल्यट | . मख्य, मल, प्रमख, 
बडा, उत्तम, सवश्रष्ठ जसा कि प्रधानामात्य, प्रधान- 
पुरंष आदि में--मन ० ७।२०३ 2. मख्य रूप से 
अन्तहित, प्रचलित, प्रबल,---नम . मख्य पदार्थ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तु, अधिष्ठाता, मुख्य-- 


( ६६५ ) 


परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ू--शि० ७।६१, गंगा० 
१८, प्रयोगप्रधानं हि नाटचशास्त्रम--माऊलवि० १, 
शमप्रधानंष तपोधनेष--श० २॥७, रघ्‌० ६।७९ 
2. प्रथम विकासकर्ता, जन्मदाता, भौतिक सष्ठि का 
स्रोत, प्रथम जीवाण्‌ जिसमें से यह समस्त भोतिक 
संसार विकसित हुआ ह (सांख्य० के अनुसार)--न 
पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रघानस्यासिद्धमित्याह 
-शारी०,दे० 'प्रकृति' भी 3. परमात्मा 4. बुद्धि 5. किसी 
मिश्रण का मुख्य अंग, --नः, -- नम्‌ . राजा का मुख्य 
सेवक या सहचर (उसका मन्त्री या अन्य विश्वस्त 
पुरुष) 2. महानभाव, राजसभासद 3. महावत 
>>अड्भरम्‌ !. किसी वस्तु की मुख्य शाखा 2. शरोर का 
मखस्य अंग 3. राज्य का प्रधान या प्रमख व्यक्ति । 
>अमात्यः प्रधानमंत्री, मख्यमंत्री,-आत्मन (५० )विष्ण 
का विशंषण, -धातुः शरीर का मुख्य तत्त्व अर्थात्‌ 
वीय, शक्र, - प्रुषः . प्रमख व्यक्ति (राज्य का), 
2. शिव का विशेषण,- मन्त्रिन्‌ (पूं०) राज्य का सबसे 
बड़ा मंत्री, वासस (नपुं०) मुख्य वस्त्र,--बष्टिः 
(स्त्री० ) वर्षा की भारी बौछार । 


प्रधावन: रा प्र+धाव्‌->ल्यट ] वाय, हवा,-- नम रगड़ देना, 
। 

प्रधि: [ प्र+धा-+कि ] . पहिय की नाभि या परिणाह 
>"-शि० १५।७९, १७।२७ 2. क॒आँ । 

प्रधो (वि०) [ प्रक्ृष्टा धी: यस्य--प्रा ० ब० | कुशाग्रब॒द्धि, 
(स्त्रो०) बड़ी ब्‌ द्वि, प्रज्ञा । 

प्रधपित (भू० क० कऋ०) [प्र+धप्‌+क्त | . सुवासित 
सुगंधयत 2. गर्माया हुआ, तपाया हुआ 3. प्रज्वलित 
4. संतंप्त, - ता 4. कष्टग्रस्त स्त्री 2. वह दिशा जिस 
ओर सूय बढ़ रहा हो । 

अधृष्ट ( भू० फे० ) | प्र+ धष्‌ +क्त | 4. तिरस्कार 
पूर्वक बर्ताव किया गया 2. घमंडी, अहंकारी, दृष्त या 
अभिमानी । 

प्रध्यानम्‌ [ प्र+ध्य-+ल्यट ] !. गहन विचार या विमर्श 
2. विचार या धिमर्श । 

प्रध्यंस: [प्र ध्वंस -घञा | सवंथा विनाश, संहार । सम० 
-अभाव: विनाशजनित अभाव, चार प्रकार के अभावों 
में से एक, जिसमें विनाश से अभाव की उत्पत्ति होती 
है, जैसे कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के पश्चात्‌ । 

प्रध्वस्त (भू० क० कृ० ) [ प्र+ध्वंस-|-क्त ] संहार किया 
हुआ, पूण रूप से नष्ट किया हुआ । 

प्रनप्त (पुं०) | प्रगतो नप्तारं जनकतया - प्रा० स० |] पौत्र 
का पत्र, प्रपौत्र 

प्रनष्ट (भू० क० क्ृ०) [ प्र+नश्‌--क्त ] . अन्तर्धान 
लप्त, अदृश्य 2. खोया हुआ 3. मिटा हआ, मृत 
4. बरबाद, सम्‌च्छिन्न, उन्‍्मूलित । 


८ 


प्रपत्न (भू० क० 


प्रनायक्॒ (वि०) [ प्रगतो नायको यस्मात्‌ प्रा० स० ब० | 
4. जिसका नेता विद्यमान न हो 2. तायक या पथ- 
प्रद्शक से रहित । 

प्रनाल:,-ली (स्त्री०) [प्रा० स०] दे० 
प्रणाली । 

प्रनिघातनम्‌ [ श्र|नि-- हन्‌ +- णिच्‌ -- ल्यूट्‌ ] वध, हत्या । 

प्रनल (वि०) [प्र+नृत--क्त | नाचने वाला,--त्तम्‌ 
नाच । “ 

प्रपक्ष: [ प्रा० स० | पंख का अंतिम सिरा। 


प्रपझचः [ प्रा० स० ] 4. प्रदर्शन, प्रकटीक रण --रागप्राय: 
प्रपञठच:--का ० १४१ 2. विकास, फंलाव, विस्तार 
शि० २०)४४ 3. विस्तारण, विशद व्याख्या 
स्पष्टीकरण; विवरण 4. सुविस्तारता; प्रसार बाहुलय 
-अलं प्रप|ञ्चेन 5. बहुविधता, विविधता 6. ढेर, प्राचुय, 
मात्रा 7. दशेन, दृश्यवस्तु 8. माया, जालसाजी 
9. दश्यमान जगत्‌ जो केवल साया, और नानात्व 
का प्रदर्शन मात्र हैं । सम०--बुद्धि (वि० ) धूतें, कपटी 
--वचनम्‌ विस्तृत प्रवचन, प्रसारयुक्त बातचीत । 
प्रपठ्चयति (नामधातु-पर० ). . दिखलाना, प्रदशन करना 
--प्रपञ्चय पञ्चमम्‌ -गीत० १० 2. विस्तार करना, 
प्रसार करना । 


प्रपझचित (भू० क० क़ृ०) [ प्र+पंच्‌ --कक्‍्त ] . प्रदर्शित 

2. विस्तारित, प्रसारित 3. फेलाया गया, पूरी व्याख्या 
गई, विशदीकृत 4. भूल जाने वाला, भटका हुआ 
5. धोखे में आया हुआ, छला हुआ । 

प्रथतनम्‌ [ प्र+यत्‌्--ल्यूट ] 4. उड़ जाना 2. गिराना, 
अवपात 3. अवतरण 4. मृत्य, विनाश 5. खड़ी चट्टान, 
ढलवाँ चट्टान । 

प्रपरम [ प्रा० स० | पर का अग्रभाग । 

प्रपदोीन (वि०) [ प्रपषर+ख ] पैर के अग्रभाग से संबद्ध, 
या अग्रभाग तक विस्तृत । 

) [प्र+पद्‌+क्त ] !. पधारन 
वाला, पहुँचने या जाने वाला 2. आश्रय ग्रहण करन 
वाला, अपनाने वाला-कु० ३।५, ५।५९ 3. शरण लेने 
वाला, संरक्षण ढंढने वाला, प्रार्थी, दीन, याचक 
--शिष्यस्तेहहं॑ शाधि मां त्वां प्रपत्नम---भग ० २॥७ 
4. अनसरण करने वाला 5. सुसज्जित, युक्त, आधि- 
पत्य प्राप्त-श० १।१ 6. प्रतिज्ञात 7. हासिल 
प्राप्त 8. बेचारा, कष्टग्रस्त । 

प्रपन्नाड: | प्रपन्न अल -अण्‌, 
'प्रपुनाट । 

प्रपणं (व्ि०) [ प्रपतितानि पर्णानि यस्य--प्रा० ब० ] 
पत्तों से रहित (वक्ष ),--णेम्‌ गिरा हुआ पत्ता । 

प्रपतरायनम [ प्र|परा+-अय +ल्यदट, रस्य लः| भाग 
खड़ा होना, प्रत्यावतेन । 


प्रणाल और 


डलयो रभंद: ॥ दे० 


( ६६६ ) 


ध्रषा [प्र+प+अडू-+-टाप्‌] 4. प्याऊ - व्याख्यास्था नान्य- 
मलसलिला यस्य क॒पा: प्रपारइच--विक्रमांक ० १८।७८ 
2. कआ, कुण्ड - मनु० ८।३१९ 3. पशुओं को पानी 
पिलाने का स्थान, खेल 4. पानी का भंडार | सम० 
--पालिका बटोहियों को जल पिलाने वाली स्त्री 
“-विक्रमांक ० १।८९, १३।१०, - वनम शीतोद्यान । 


प्रषाठकः [प्रकृष्ट: पाठो5त्र--प्रा ० ब०] . पाठ, व्याख्यान 


2. किसी का अध्याय या भाग । 

प्रपाणि: [प्रकृष्ट: पाणि:--प्रा० स०] ., हाथ का अगला 
भाग 2. हाथ की खुली हथेली । 

प्रयात: [प्र+पत-+घजा . चले जाना, विदायगी 2. नीचे 
गिरना, अवयात --मनोरथानामतटप्रपात:---श ० ६॥९, 
कु० ६।५७ 3. आकस्मिक आक्रमण 4. वारिप्रवाह, 
झरना, झाल, वह स्थान जिसके ऊपर पानी गिरता 
रहता हूँ --रघ० २।२६, 5. तट, बेला, 6. खड़ी 
चट्टान, ढेलवां चद्वान 7. गिरजाना, झड़ जाना 
>-यथा “केशप्रपात' 8. उत्सजन, प्रस्वण, स्खलन 
--जैसा कि (ीयंप्रपात' में 9 किसी चट्टान से अपने 
5 नीचे गिरा देना 0 उड़ान की एक विशेष 
रीति । 


प्रयातनम्‌ [प्र+पत्‌--णिच्‌ -- ल्यूट्‌ | गिराना, (भूमि पर) 
गिराना [ 

प्रषादिकः [प्रा० स०] मोर । 

प्रयानम [प्र|/पा+ल्यूट्‌] पीना, पेय पदार्थ । 

प्रपानकर्म्‌ [ प्रपात-+कन्‌ | एक प्रकार का पेय । 

प्रपितामह: [प्रक्षण पिंतामह:--प्रा० स०] . पड़ बाबा 
पड़दादा 2. कृष्ण का विशेषण--भग० ११॥३९ 
3. ब्रह्मा की उपाधि, -ही पड़दादी । 

प्रपितव्य | प्रा० स०| ताऊ। 

प्रपीश्नम्‌ [प्र+पीड- णिच --ल्यूट] . भींचना, निचो- 
डना 2. रक्‍तबस्नावावरोधक औषधि । 

प्रपोत (न) (वि०) [प्र+पा (प्याय) +क्त] सजा हुआ, 
फूला हुआ । 

प्रयुना (ज्ला) ट:, [प्रकषण पुमांसं नाटयति-प्र +-पुम्‌ +नट 
+ णिच्‌-- अण्‌] चक्रमदें नाम का वृक्ष, चकवंड । 

प्रपरणम्‌ [प्र|/प्र--ल्यूट्‌] . पूरा करना, भरना, पूर्ति 
करना 2. सन्निविष्ट करना, सुई रूयगाना 3. सन्तुष्ट 
करना, तृथ्त करना 4. संबद्ध करना । 

प्रपुरित (भू० क० कृ०) [प्र+प्र+क्त] भरा हुआ । 

प्रषष्ठ (वि०) [प्रा० ब०] विशिष्ट पीठ वाला । 

प्रपोत्रः [ प्रा० स० | पड़पोता--याज़्ञ ०" १॥७८,-त्रो 
पड़पोती । 


प्रफल्ल (भू०क०कृ० )[प्र+-फल--क्‍्त] | खिला हुआ, पूर्ण, 


विकसित-लो ध्रदुम॑ सानुमतः प्रफुल्लम्‌ --रघु० २॥२९ 
'प्रफल्ल' का पाठान्तर) । 


प्रफूल्लि: (स्त्री०) 
पुष्पित होना । 

प्रफहल (भू० क० कृ०) [प्र-फल--क्त, उत्वम लत्वं च] 
. पूरा खिला हुआ, मंजरित, मकुलित--न हि प्रफूल्ल 
सहकारमेत्य. वृक्षान्तरं काडक्षति पट्पदाली--रघु ० 
६।७९, २।२९, कु० रे४५, ७॥११ 2. खिले हुए 
फूल की भांति फंली हुई या बिस्तारयवत (आँख 
आदि) 3. मुस्कराता हुआ 4. 'प्रमदिताउल्लसित, 
प्रसन्ष । सम०--नयन,-- नेत्र, --लोचन ४ | 
के कारण खिली हुई आँखों वाला,--बदन (वि०) 
हर्षोत्फूल्ल या हंसमुख, हंसमख चेहरे वाला । 

प्रबदद्ध (भमू० क० कृ०) [प्र+बंघ्‌ +-क्त | . बांधा हुआ, 
बंधा हुआ, कसा हुआ 2. रोका हुआ, अवरुद्ध, 
अटकाया हुआ । 

प्रबद्ध (पुं०) [प्र+बंध्‌--तृच्‌ | प्रणेता, ग्रन्थकार । 

प्रबन्ध: [प्र +बन्ध--घछा ] . बंधन, जोड़ या गांठ 
2. अविच्छिन्नता, सातत्य, नैरंतयं, अविच्छिन्न श्रेणी या 
परम्परा -- विच्छेद माप भुवि यस्तु कथा प्रबन्ध:-का ० 
२३९, क्रियाप्रबन्धादयमध्व राणाम्‌-- रघु० ६।२३, 
२३।५८, मा० ६।३ 3. अविच्छिन्न या सुसंगत वर्णन 
पा प्रवचन अनुज्िताथ संबन्ध: प्रबन्धों दुरुदाहर: 
-शि० २।७३२ 4. साहित्यिक कृति या रचना, 
विशेषत: काव्यरचना - प्रथितयशर्सां भासकविसोमि- 
ललकविमिश्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्यर--मारवि० १, 
प्रत्यक्षरर्लेषमयप्रबन्ध---आदि वास० 5. व्यवस्था, 
योजना, कल्पना जेसा कि 'कपटप्रबंध' में । सम० 
-- कल्पना झूठमठ की कहानी, किसी तथ्य के उपस्तर 
पर आधारित कल्पनाकृति-- प्रबंधकल्पनां स्तोकसत्यां 
प्राज्ञा: कथां विद: । 

प्रबन्धनम्‌ [ प्र--बन्ध्‌ +-ल्यद्‌ ] बंघन, जोड़ या गॉँठ । 

प्रबशन्न: (१० ) इन्द्र का नामान्तर । 

प्रब (व) हूँ (वि०) [प्र+ब (व) हैँ +अच्‌ ] सर्वश्रेष्ठ, 
सर्वोत्तम । 

प्रबल (वि०) [ प्रकृष्ट बल यस्य--प्रा०. ब० | . बहुत 
मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर, शूरवीर (पुरुष), 
रघु० ३।६०, ऋतु० ३॥।२३ 2. प्रचंड, मजबूत, तीव्र, 
अत्यधिक, बहुत बड़ा - प्रबलपुरोवातया वृष्ट्या 
-+मालवि० .४।२, प्रवलां वेदनामू---रघृ० ८॥५० 
3. महत्त्वपूर्ण 4. भरपूर 5. भयानक, विनाशकारी । 

प्रब॒ (व) ह्हिका [प्र+ब (व) ह्ल.+प्वुलू--टाप्‌ 
इत्वम | दे० 'प्रहेलिका' 

प्रबाधनम्‌ [ प्र+बाघ्‌+ल्यूट्‌ | ॥. प्रत्याचार, प्रपीडन 
2. अस्वीकृति, मुकरना 3. दूर रखना । 

प्रया (वा) लः, -लम्‌ [ प्र|+/ब (व) ल-+थणिच्‌ --अच | 

. कोंपल, अंकुर, किसलय--अपि'** :*'प्रवालमासा म- 


[प्र+ फल -- क्तिन] खिलना, विस्तरण, 


( ६६७ ) 


तृबन्धि वीरधाम्‌ू--कु० ५३४, १।४४, ३।८, रघु० 
६।१२, १३॥४९ 2. मगा 3. वीणा'की गरदन,-- 
. शिष्य 2. जन्तु । सम०--अइभनन्‍्तकः . लालू 
अग्मंतक वक्ष 2. मंगे का वक्ष,-- पद्मम लाल कमल, 
“फलूम लाल चन्दन को लकड़ी,--भस्मन्‌ (नपु० ) 
मूगे को भस्म । 

प्रबाहु: [ प्रकृष्टो बाहु:--प्रा० स० ] भूजा का अग्रभाग, 
पहुंचा । ह 

प्रबाहुकू्म (अव्य०) | प्रबाह-+-कप्‌ ] . ऊँचाई पर 
2. उसी समय । 

प्रबुद्ध (भू० क० कु०) [प्र+ब्‌ध-+कक्‍्त ] 4. जगाया हुआ 
जागा हुआ 2. बद्धिमान्‌, विद्वानू, चतुर 3. ज्ञाता 
जानकार 4. पूरा खिला हुआ, फंला हुआ 8. कार्यारंभ 
करने वाला, या कार्यान्वत होने वाला (जादू, मंत्र 
आदि ) 

प्रबोध: [ प्र/बघ्‌-घज्म | . जागना (आलं० भी) 
जागरण, होश में आना, चेतना--अप्रबोधाय सुष्वाप 
--रंघु० १२॥५० मोहादसभूत्कष्टतरः प्रबोध: -१४। 
५६ 2. (फलों का) खिलना, फेलना 3. जागरण, 
नींद का अभाव 4 सतकता, सावधानी 5, ज्ञान, 
समझ, बृद्धिमत्ता, भ्रम को दूर करना, यथार्थ ज्ञान 
““येथा 'प्रबोधचन्द्रोदय में 6. सांत्वना 7. किसी 
सुगंध द्रव्य में सुगंध का पुनर्जीवन । 

प्रबोधन (वि०) (स्त्री०--नी) [ प्र--बघ्‌--णिच्‌ -- 
ल्यूट | जागरण, जागना,--नम . जागते रहना 
2. जाग, जगना 3. सचेत होना 4 ज्ञान, बृद्धिमत्ता 
5. शिक्षण, उपदेश देना 6. किसी गंघद्रव्य की सुगंघ 
का पुनर्जीवन । 

प्रबोध (धि) नो [ प्रवोधन--डीपू, प्र+बध्‌+णिच -- 
णिनि-+-डीप्‌ ] देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला 
एकादशी जिस दिन विष्ण भगवान्‌ चार मास की 
नींद लेने के पशव्चात जागते हैं । 


प्रबोधित (भू० क० क०) [प्र+-बध-+णिच्‌ --क्त |] 
. जागा हुआ, जगाया हुआ 2. शिक्षण, प्राप्त, सूचना 
दिया हुआ । 

प्रभ#जनम [प्र|-भञ्ज्‌-+-ल्यट) टकड़े टुकड़े करना,--न 
हवा, विशेषकर आँधी, झंझावात--नें० १।६१, पंच० 
१25७. | 

प्रभद्रः [ प्रगतं भद्दं यस्मात्‌--प्रा ० ब० ] नीम का पेड़ । 

प्रभवः [ प्र+भू+-अप | स्रोत, मूल---अनन्तरत्नप्रभवस्य 
यस्थ--कु० १।३, अकिचनः सन्‌ प्रभव: सः संपदाम्‌ 
---५।७७, रघृु० ९॥७५ 2. जन्म, पंदायश 3. नदी का 
उद्गमस्थान---तस्या एवं प्रभवमचल प्राप्य गौर 
तृषार:--मेघ० ५२ 4. उत्पत्ति का कारण, (माता 
पिता आदि) जन्मदाता--तमस्या: प्रभवमवगच्छ 


--श० १ 5. प्रणता, रचयिता--कु० २।५ 6. जन्म 
स्थान 7. शक्ति, सामथ्ये, शौये, भव्य गरिमा 
(प्रभाव) 8. विष्णु की उपाधि 9. (समास के अन्त 
में) उत्पन्न होने वाला, व्यत्पन्न--सूयप्रभवों वंश 
- रंघु० १२, कु० ३॥१५ | 

प्रभवित (पुं०) [ प्रभू+तच्‌ |] शासक, महाप्रभु । 

प्रभविष्णु (वि०) [ प्र।+भू--इ३८्णच्‌ | मजबूत, त।कत- 
वर, शक्तिशाली,--षण्‌ः . प्रभ, स्वामी--यत्प्रभवि- 
ष्णवे रोचते--श० २ 2. विष्णु की उपाधि । 


प्रभा | प्र-भा+अडझू-+-टाप्‌ | 4. प्रकाश, दीप्ति, कान्ति, 
जगमगाहट, चमक-प्रभास्मि शशिस्‌येयो:---भग ० ७।८, 
भ्रभा पतज्ुस्य--रघु ०२।१५, ३१,६।१८, ऋतु ० १।१९, 
मेघ० ४७ 2. प्रकाश की किरण 3. धूप घड़ी पर सरज 
की छाया 4. दुर्गा की उपाधि 5. कुबेर की नगरी का 
नाम 6. एक अप्सरा का नाम । सम०--करः /. सये 
-“-रघु० १०।७४ 2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. सम॒द्र 
5. शिव का विशेषण 6. एक विद्वान लेखक का नाम 
मीमांसा दशन की उस एक विचारधारा के प्रवरतेंक, 
जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हं,---कीौटः जगन्‌,---तररूू 
(वि०) जगमगाता हुआ-- न प्रभातरल ज्योतिरुदेति 
वसुधातछात्‌--श० १।२६,--मण्डलम्‌ प्रकाश का एक 
वृत्त, परिवेश--कु० १।२४, ६।४ रघु० ३।६०, १४। 
१४,--लेपिन्‌ (वि०) कान्तियुक्त, कान्ति का प्रसारक 
विक्रम० ४।३४ । 


प्रभाग: [प्र| भज्‌-- घञ्म_] !. भाग, टुकड़ी 2. (गणित० ) 
भिन्‍न का भिन्‍न | 

प्रभात (भू० क० क०) [ प्र+-भा-+क्‍त |] जो स्पष्ट या 
प्रकाशित होने लगा हो--नन प्रभाता रजनी---श ० 
->-तम दिन निकलना, पौ फटना । 

प्रभानम | प्र+-भा-+ल्‍ल्यूट ] प्रकाश, कान्ति, दीप्ति, 
ज्योति, चमक । 

प्रभावः [ प्र|भू+धज्य ] /. कान्ति, दीप्ति, उजाला 
2. गरिमा, यश, महिमा, तेज, भव्य कान्ति---प्रभाव- 
वानिव लक्ष्तेीे श० १ 3. सामथ्ये, शौय, शक्ति, 
अव्यर्थता--पंच० १।७ 4. राजोचित शक्ति (तीन 
शक्तियों में से एक) 5. अतिमानव शक्ति, अलौकिक- 
शक्ति --रघु० २।४१,६२, ३।४०, विक्रम० १, २, ५, 
महानुभावता | सम०--ज (वि०) राजशक्ति से 
उत्पन्न प्रभाव से यक्‍त । 

प्रभाषणम्‌ [ प्र|भाष -+-ल्यूट ] व्याख्या, अर्थकरण । 

प्रभासः [ प्र|/भास --घजा ] दीप्ति, सौन्दययं, कान्ति 
--सः,--सम्‌ द्वारका के निकट स्थित एक सुविख्यात 
तीथस्थान । 

प्रभासनम्‌ [ प्र+भास --ल्यूट | प्रकाशित होना, जगमग 
होना, चमकता । 


र 


( ६६८ ) 


प्रभास्वर (वि०) [प्र+भास--वरच्‌ | उज्ज्वल, चमकीला, 
चमकदार । 

प्रभिष्न (भू० क० कृ०) [प्र+भिद्‌--कक्‍्त | 2. अलग 
किया हुआ, खंडित, फाड़ा हुआ, विभकत किया हुआ 
2. टकड़े २किया हुआ 3. काटा हुआ, वियक्त किया 
हुआ 4. मुकुछित, विकसित, खिला हुआ 5. बदला 
हुआ, परिवर्तित 6. विरूपित, विकृत 7. शिथिलित 
ढीला 8. नशे में चर, मदमस्त--कु० ५॥८० ([दे० 
प्रप्वंक भिद्‌ ),-न्नः मतवाला हाथी । सम ०--अञज्जनम्‌ 
काजल । 

प्रभु (वि०) (स्त्री ०-भु,+-दबो ) [ प्र+भू+ड ] !. बल- 
वान, मज़बत, शक्तिशाली--ऋषिप्रभावान्मयि नान्‍्त- 
को5पि प्रभु: प्रहत किमृतान्यहिसत्रा:-- रघु० २।६२, 
समाधिभंदप्रभवी भवन्ति--कु० ३।४० 3. जोड़ का 
--प्रभमल्लो मल्‍लाय--महा ०, - भः . अधिपति, 
स्वामी- प्रभबंभूषभ्‌ वनत्रयस्य शि० १।४९ 
2. राज्यपाल, शासक, सर्वोच्च अधिकारी 3. स्वामी 
मालिक 4. पारा 5. विष्ण 6. शिव 7. ब्रह्मा 8. इन्द्र । 
सम०--भकक्‍त (वि०) अपने स्वामी में अनरक्‍त, 
राजभक्त (क्तः) बढ़िया घोड़ा, -- भक्षितः (स्त्री०) 
अपने स्यथामी की भक्ति, राजभक्ति, स्वामिभक्‍त । 


प्रभुता,-त्वम | प्रभ--तल --टाप्‌, प्रभु+-त्व ] . आधि- 
पत्य, सर्वोपरिता, स्वामित्व, शासन, अधिकार -- श० 
५।२५, विक्रम० ४।१२ 2. मिल्कियत । 

प्रभत (भ० क० कृ०) [प्र+भ-+कक्‍्त | . उद्भूत 
उत्पन्न 2. प्रचुर, विपुल 3. असंख्य, अनेक 4. परिपक्व, 
पृण 5. ऊचा, उत्तुग 6. लबा 7. प्रधानत्व मं। सम० 
-- यवसेन्धन (वि०) जहाँ हरीघास और इंधघन की 
बहुतायत हो, - बयस्‌ (वि०) वयोवद्ध, बढ़ा, उमर- 
रसीदा । 

प्रभतिः (स्त्री०) [ प्र+भू+क्तिन्‌ | 4. उद्गम, मूल 

शक्ति, सामथ्य 3. पर्याप्तता । 

प्रभति:ः | प्र+-भ+क्तिन्‌ ] . आरंभ, शुरू (इस अथ में 
यह बहुधा बहुबन्रीहि समास के अन्त में प्रयकक्‍त 
इन्द्रप्रभभयों देवा:- आदि)-(अब्य० )2. से, से लेकर 
शुरू करके (अपा० के साथ )--शशवात्प्रभृति पोषितां 
प्रियाम्‌- उत्तर० १।४५, रघु० २।३८,--अद्यप्रमति 
आज (अब ) से लेकर, अत: प्रभृति, तत: प्रभति आदि । 

प्रभेदः [ प्र+भिद--धजा ] . फाड़ना, ची रना, खोलना 
2. प्रभाग, वियोग 3. हाथी के गण्डस्थल से मद का 
बहना-- रघु० ३।३७ 4. अन्तर, भेद 5. प्रकार 
या क़रिस्म । 

प्रश्नशः | प्र| भ्रंश घरञा | गिरना, गिरकर अलग हो 
जाना । 


प्रश्नशाथुः [ प्र भ्रश + अथुच ] नाक का एक रोग, पीनस | 


प्रश्न्शित (भू० क० कृ०) [प्र+भ्रंश+णिच्‌+क्त |] 
. फेंका गया, डाल दिया गया 2. वज्चित । 

प्रश्रशिन्‌ (वि०) | प्र+भ्रंश-- णिनि ] ट्टकर गिरना, 
झड़ना । 

प्रश्रष्ट (भू० क० कृ०) [प्र--भ्रंश-|-क्त ] गिरा हुआ 
नीचे पड़ा हुआ, - ष्टम सिर पर विराजमान मकुट 
की शिखापर धारण की गई फल-माला, शिवाव- 
लंबिनी फूलमाला । 

प्रश्नष्टकरम | प्रश्नष्ट-कन्‌ ] दे० पप्रश्नष्ट' । 

प्रममन (भू० क० क्ृ०) [ प्र+मस्ज्‌-|-क्त | डूबा हुआ, 
गोता दिया हुआ, डबोया हुआ । 

प्रमत ( भू० क० क्ृ० ) [ प्र+मन्‌+क्‍्त ] विचारा 
हुआ । 

प्रमत्त (भू० क० क्वृ०) [ प्र+मद्‌ +-क्त | [. नशे में चर, 
मदोन्मत्त -श० ४।१ 2. उन्मत्त, पागल 3. लापर- 
वाह, उपेक्षक, अनवधान, असावधान, अनपेक्ष (प्राय: 
अधि० के साथ ) 4. उन्मागेंगामी, भूल करने वाला 
(अपा० के साथ ) - स्वाधिकारात्प्रमत्त:---मेघध ० १, 
5. चौपट करने वाला 6. स्वेच्छाचारी, लम्पट | सम० 
“गीत (वि०) असावधानतापुर्वक गाया हुआ,-चित्त 
(वि०) लापरवाह, असावधान, बेख़बर । 

प्रभयः | प्र+मथ --अच | . घोडा 2. शिव के गण 
(जो भूत प्रेत माने जाते है) जो उसक़ी सेवा में रत 
ह--कु० ७॥७९५। सम० अधिपः, -नाथः -पति 
शिव की उपाधि | 

प्रभथनम्‌ [ प्र+मथ्‌-+ल्युट्‌ ] . चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना, संतप्त करना 2. वध, हत्या 3. मन्थन 
करना, बविलोना 


प्रसथित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+मथ्‌-+कक्‍त ] |. प्रपीड़ित 
कृष्टग्रस्त 2. कुचला हुआ 3. कतल किया हुआ, वध 
किया हुआ,--मा० ३॥१८ 4. भरी भांति बिलोया 
हुआ, -- तम्‌ जल रहित छाछ, महा । 

प्रमभर (वि०) [ प्रकृष्टो मदो यस्य-प्रा० ब० | . मत- 
वाला, नशे में चूर (आलं० से भी) 2. आवेशपूर्ण 
3. लापरवाह 4. स्वेच्छाचारी, बदचलन,--दः . हष 
प्रसन्नता, खुशी --शि० ३।५४ १३।२ 5. धत्रे का 
पौधा । सम ०---काननम्‌, -वनम्‌ राजकीय अन्‍्त:पुर 
से जडा हुआ, प्रमोद वन, वह उद्यान जिसमें राजा 
अपनी रानियों के साथ विहार करता है । 

प्रमदक (वि०) [ प्रमद--कन्‌ ] लम्पट, काम॒क । 

प्रभदनस्‌ [ प्र+मद्‌-+-ल्‍ल्यूट | कामेच्छा । 

प्रमदा [प्रमद--अच-+टाप ] . सुन्दरी नवयवती-- रघ० 
९।३१, श० ५।१७ 2. पत्नीया स्त्री कु० ४।१२, 
रघु० ८।|७२ 3. कन्याराष्षि। सम०--काननम, 
-“ वनम्‌ राजकोय अन्तःपुर के साथ जुड़ा हुआ प्रमोद 


( ६६९ ) 


उद्यात (जहाँ रानियाँ विहार करती हैं), जनः 
. नवयुवती, तरुणी 2. स्त्री । 

प्रदद्दर (वि०) [ प्र-+मद-+घष्वरच्‌ | लापरवाह, अनव- 
घान, असावधान । 

प्रमभनंस (वि० ) [ प्रकृष्ट मनो यस्य-प्रा० ब० | . खुश, 
हथयत, प्रसन्न, आनन्दित । 

प्रमन्‍्यु ( वि० ) | प्रकृष्टो मन्यः: यस्य--प्रा० ब० | 
!. क्रोधाविष्ट, चिड़चिड़ा चिढ़ा हुआ ( अधि० के 
साथ ) रघु० ७२४ 2. कध्टग्रस्त शोकान्वित, 
शोकसंतप्त । 


प्रभयः [ प्र/मी-+-अच | 4. मृत्य 2. बरबादी, नाश, 
निधन 3. वध, हत्या । 

प्रमदेनम | प्र+मद-+ल्यूट ] मसल डालना, नष्ट करना, 
कुचल देना, - नः विष्णु का विशेषण । 

प्रमा | प्र+मा-+अडः -+टाप्‌ ] . प्रतिबोध, प्रत्यक्षज्ञान 
2. (तक० में) सही भाव, विशुद्ध ज्ञान, यथार्थ जान- 
कारी, ठीक ठीक प्रत्यय (यथा रंजते इदं रजतमिति 
ज्ञानम - तक़० ) । 

प्रभाणम्‌[ प्र-+मा-+ल्यूट्‌ | . (लंबाई चौड़ाई) माप 
--रघु० १८।३८ 2. आकार, विस्तार, परिमाण 
(लंबाई चौड़ाई) 3. मान, मानक--पृथिव्यां स्वामि- 
भकतानां प्रमाण परमे स्थितः--मुद्रा० २२१ 
4. सीमा, परिमाण 5. साक्ष्य, शहादत, प्रमाण 6. अधि- 
कारी, सम्मोदन, निर्णता, निई्वायक, वह जिसका 
दब्द प्रमाण माना जाय - श्रत्वा देवः प्रमाणम्‌ - पंच० 
१, यह सुनकर श्रीमान्‌ ही निर्णय करेंगे (कि क्‍या 
करना चाहिए) -आयमभिश्ना: प्रमाणम-मालवबि० १, 
मुद्रा० ११, श० १।२२, व्याकरण पाणिनिः प्रमाणम्‌ 
7, सत्य ज्ञान, यथार्थे प्रत्यय या भाव 8. प्रमाण की 
रीति, यथाथे ज्ञान प्राप्त करने का उपाय ( नेयायिक 
केवल चार प्रमाण - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द मानते हैं, वेदान्ती और मीमांसक - अनुपलरूब्धि 
और अर्थापत्ति दो और मानते है । सांख्य केवल 
प्रत्यक्ष, अनूमान और शब्द को ही मानते हेतु-० “अनु- 
भव' भी 9. मुख्य, मूल 0. एकता ॥7. वेद, शास्त्र, 
धमंग्रन्य 2. कारण, हेतु, (प्रमाणी कृू) !. अधिकारी 
मानना या समझना 2. आज्ञा मानना, अनुमत होना 
3. साबित करना, सिद्ध करना 4. यथोचित भाग 
बांटना । सम० -- अधिक (वि०) सामान्य से अधिक, 
अपरिमित, अत्यधिक---श० १।३०,--अन्तरम्‌ प्रमाण 
की अन्य रीति,---अभाव: प्रमाणशुन्यता, ज्ञ(-वि० ) 
(ताकिक की भांति) प्रमाण पद्धति का जानकार, 
(ज्ञ:)) शिव का विशेषण,--बदुष्ट (वि०) अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत,--पत्रम लिखित अधिकारपत्र, - पुरुष: 
विवाचक, निर्णायक, मध्यस्थ,---4चनम्‌, -- वाक्यम्‌ 


अधिकृत वक्‍तव्य,--श्ञास्त्रम . वेद, घर्मशास्त्र 2. तर्क 
विज्ञान,-- सत्र मापने की डोरी । 

प्रमाणयति (ना० धा० पर०) अधिकृत समझना, प्रमाण- 
स्वरूप मानना - हि० १।१० | 

प्रमाणिक (वि०) [ प्रमाण--ठन्‌ | . नाप का आकार 
ग्रहण करने वाला 2. प्रमाण या अधिकार का रूप 
धारण करने वाला । 

प्रमातामह: [ प्रकृष्टो मातामह:-प्रा० स० ] . परनाना, 
>“5ही परनानी | 

प्रमाथः [ प्र/- म4 -धज्य ] 4. प्रपीडन, संताप देना, 
सताना 2. क्षब्ध करना, बिलोना 3. बंध, हत्या, 
विनाश -सनिकानां प्रमाथेन सत्यमोजायितं त्वया 
--उत्तर० ५॥३१, ४ 4. हिसा, अत्याचार 85. 
बलत्कार, बलपूर्वेंक अपहरण । 

प्रभाथिन (वि०) [प्र+मथ--णिनि] . यन्त्रणा देने 

” बाला, तंग करने वाला, संपीडित करने वाला, कृष्ट 

देने वाला, दुःख पहुंचाने वाला - क्‍्व रुजा हृदय- 
प्रमाथिनी क्‍्व च ते विश्वसनीयमायुधम्‌-मालबि० ३।२, 
मा० २।१, कि० ३।१४ 2. बघ करने वाला, विनाश- 
कारी 3. क्षुब्ध करने वाला, गतिमान्‌ करने वाला 
-भग० २।६०, ६।३४ 4. फाड़ने वाला, गिराने 
वाला, पछाड़ने वाला रघु० ११।५८ 5. काट कर 
गिराने वाला . कि० १७।३१ । 

प्रमाद: [प्र+मद--घज्म ] 4: अवहेलना, असावधानी, 
अनवधान, लापरवाही, भूल-चूक - ज्ञात प्रमादस्खलितं 
न शकक्‍्यम--श० ६।२६, चौर० १ 2. मादकता, 
पागलपन, उन्मत्तता 4. गलती, भारी भूल, गलत 
निर्णय 5. दुघंटना, उत्पात, संकट, भय--भअहो प्रमाद: 
--मा० ३, उत्तर० ३ । 

प्रमापणम्‌ [प्र+मी-+पिच्‌ --ल्यूट, पुक ] वध, हत्या । 

प्रभाजनम्‌ [प+मज्‌--णिच्‌ -+-ल्यदट] मिटा देना, रगड़ 
देना, धो देना । 

प्रसमित (भू० क० कृ०) [प्र+-मा (मि)-+-क्‍्त] . नपा 
तुला, सीमित 2. कुछ, थोड़ा--प्रमितविषयां शक्ति 
विदन्‌ू-महावी ० १।॥५१, शि० १६।८० 3. ज्ञात, समझा 
हुआ 4. प्रमाणित, प्रदर्शित । 

प्रसितिः (स्त्री०) [प्र/-मा (मि)-क्तिन] 4. माप, नाप 
2. सत्य या निश्चित ज्ञान, यथार्थ भाव या प्रत्यय 
3. किसी प्रमाण या ज्ञान के स्रोत से प्राप्त जानकारी । 

प्रमोढ़ (वि०) [प्र-+मिह --क्‍्त] 4. घना, सघन, सटा 
हुआ 2. मूत्र बनकर निकला हुआ | 

प्रमीत (भू० क० कृ०) [प्र+मी--क्त] मरा हुआ, मृतक, 
-तः यज्ञ के अवसर पर बलि चढ़ाया हुआ या बध 
किया हुआ पशु । 


प्रमीतिः (स्त्री ०) [प्र/मी--क्तिन्‌] मृत्य, विनाश, निधन । 


( ६७० ) 


प्रमोला [प्र|-मील-|-अ--टठाप | . तन्द्रा, आलस्य, उत्साह- 
हीनता 2. स्त्रियों के राज्य को प्रभुसत्ताप्राप्त स्त्री का 
नाम, (जब अर्जुन का घोड़ा उस स्त्री के राज्य में 
पहुँचा तो उसने अर्जुन के साथ युद्ध किया, परन्तु 
अर्जुन के विजय हो जाने पर प्रमीला, अर्जुन की पत्नी 
बन गई ) । 

प्रमीलित (भू० क० कृ०) [प्र+मील-|क्त| मूँदी हुई 
आँखों वाला । 

प्रमक्त (भू० क० कृ०) [प्र+मृच्‌--क्त] . शिथिलित 
2. स्वाधीन किया हुआ, स्वतंत्र छोड़ा हुआ 3. तितिक्षु, 
विरक्‍त 4. डाला हुआ, फेका हुआ । सम०--कण्ठम्‌ 
(अव्य ०) फूटफूट कर । 

प्रमुख (वि०) [प्रा० ब०] 4. मुँह किय हुए, मुह मोड़े हुए 
2. मुख्य, प्रधान, अग्रणी, प्रथम 3. (समास के अंत में) 
(क) प्रधानता में, प्रधान या म्‌॒ख्य बनाकर-वासुकि- 
प्रमुखा: कु० २३२८ (ख) से यूक्‍त, सहित - प्रीति- 
प्रमखवचनं स्वागत व्याजहार--मेघ ० ४,--- खः . 
आदरणीय पुरुष 2. ढेर, समच्चय,-- खम्‌ . मुंह 
2. अध्याय या परिच्छेद का आरम्भ (प्रमुखत:, प्रमुख 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयृकत होकर “के सामने 
'सामने' "के विरुद्धं अथे को प्रकट करते हँ-- भग० 
१।२५, श० ७।२२) । 

प्रमुध (वि०) [प्र+मुह -+क्त] 
2, अत्यंत प्रिय । 

प्रमद्‌ (स्त्री०) [प्र+मुद--क्विप्‌ | अत्यंत हु । 

प्रमृदित (भू० क० कृ०) [प्र+-मुदू-क्‍्त] उल्लसित, 
आह्वादित, प्रसन्न, आनन्दित । सम०--हृदय (वि०) 
प्रसन्नमना । 

प्रमषित (भू० क० क०) [प्र-मुष्‌--क्त] चुराया हुआ, 
अपहृत--शि० १७।७१,--ता एक प्रकार की पहेली । 

प्रमृह (भमू० क० क्ृ०) [प्र-+मुह -+कक्‍्त] 7. विस्मित, 
उद्विग्न, व्याकुल 2. मर्खे, जड़ । 

प्रमत (भू० क० क्ृ०) [प्र+म्‌+क्त | मरा हुआ, मृतक, 
-- तम्‌ 4. मृत्य 2. खेती । 

प्रसष्ट ( भू० क० हऊे० ) [ प्र+- मज्‌ - क्त]| /. रगड़ दिया 
गया, धो दिया गया, मिटा दिया गया, साफ किया गया- 
रघु० ६४१, ४४ 2. चमकाया हुआ, चमकीला, स्वच्छ | 

प्रमेय है व०) [प्र+मा+यत्‌ | . मापे जाने योग्य, 

2. प्रमाणित किये जाने योग्य, प्रदर्शनीय, 

--यम्‌ . निश्चित ज्ञान की वस्तु, प्रदशित उपसंहार, 
साध्य 2. सिद्ध करने योग्य बात, जो विषय सिद्ध 
(प्रमाणित) किया जा सके । | 


ह 


. मृछित, अचेत, 


प्रमेहः [प्र|मिह +घजा_] एक प्रकार का मूत्र रोग 


(घातु क्षीणता या मधुमेह आदि) जिसमें मूत्र के साथ 
घीत॒ या शक्कर गिरती हो । 


प्रमोक्ष: [प्र+मोक्ष-घञ्म] . गिराना, गिरने देना 
2, मकत करना, स्वतंत्र करना । 

प्रमोचनस [प्र/-म्‌च-ल्युट] . मृक्‍त करना, स्वतंत्र 
छोड़ना 2, उगलना, छोड़ना । 

प्रमोद: [प्र+ मद ---घज्म | हष, आह्वाद, उल्लास, प्रसन्नता 
--प्रमोदनृत्यिं: सह वारयोषिताम्‌ - रघु० ३१९, 
मन्‌ ० ३।६१। 

प्रमोदनम्‌ [ प्र/-म्‌द --णिच्‌-+-ल्युट्‌ | 4. आह्वादित करना 
आनंदित करना, प्रसन्न करना 2. प्रसन्नता. - न विष्ण 
का विशेषण । 


प्रमोदित (भू० क० क्ु०) [प्र+मुद्‌+णिच्‌-| क्त | 
प्रसन्न, आह्वादित, हृष्ट, आनंदित,---तः कुबेर का 
विशेषण । 

प्रमोहः | प्र/मुह -+घरा_ |] ।. मूर्छा, बेहोशी, जडता 
--तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोह:ः - मा० १।४१, 
2. विकलता, घबड़ाहट । 

प्रमोहित (भू० क० क०) [ प्र-+मुह +णिच्‌--क्त | 
आकुलित, उद्विग्न, घबड़ाया हुआ । 

प्रयथत (भू० क० कं०) [ प्र+-यम्‌--क्त ] 4. नियंत्रित, 
जितेन्द्रिय, पूत, पावन, भकत, घामिक अनुष्ठानों एवं 
साधनाओं से जिसने अपने आपको पवित्र बना लिया 
है, आत्मसंयमी,--रघु० १९५, ८।११, १२।७०, कु० 
१५८, २।१६ 2. सोत्साह, अत्युत्सुक 3. सुशील, 
विनम्र । 

प्रयत्नः [ प्र|/|यत्‌+-नझ ] . प्रयास, चेष्टा, उद्योग-रघु० 
२।५६, मुद्रा० ५१२० 2. अनव रत प्रयास, घय॑ 3. श्रम 
कठिनाई - प्रयलप्रेक्षणीय: संवृत्त:--श० १, दुद्दृश्य 
'दुर्देष्ट 4. बड़ी सावधानी, चौकसी--कतप्रयत्नो$पि 
गृहे विनश्यति-- पंच० १।२०५ 5. (व्या० में ) उच्चारण 
में प्रयास, मुख का वह व्यापार जिसके सहारे वर्णों 
का उच्चारण होता है । 

प्रयस्त (भू० क० क्ृ०) [ प्र+यस्‌--क्‍त | अभ्यस्त, 
सिझाया हुआ, मसाले आदि डाल कर स्वादिष्ट किया 
हुआ । 

प्रयाग: [ प्रकृष्टों यागफल यत्र-प्रा० ब० ] . यज्ञ 2. इन्द्र 
3. घोड़ा 4. वर्तमान इलाहाबाद के पासे गंगा यमुना 
के संगम पर बना प्रसिद्ध तीर्थस्थान--मनु ० २॥२१ 
(इस अर्थ में शब्द नपुं० भी हैं)! सम०--भयः 
इन्द्र का विशेषण । 

प्रयाचनम्‌ [ प्र/याच्‌--ल्यूट ] माँगना, प्रार्थना करना, 
गिड़गिड़ाना । 

प्रयाज:: [ प्र-यज्‌--घक | प्रधानयज्ञ संबंधी एक 
अनुष्ठान । 

प्रयाणम्‌ [ प्र|-या-) ल्यूट | 4. कूच करना, प्ररथान करना, 
बिदा 2. अभियान, मात्रा-मार्ग तावच्छुणु कथयत- 


(६७! 


स्त्व्रयाणातृहपम -मेघ० १३ 3. प्रगति, अग्रगमन 
4. (शत्र का) अभियान, हमला, आक्रमण, चढ़ाई 
“काम पुरः शुक्रमिव प्रयाणे -- कु० ३।४३, रघ० ६। 
२३ 5. आरभ, शुरु 6. मृत्य (इस संसार से) बिदा 
>-भेग ० ७।३२० 7. घोड़े को पीठ 8. किसी भी जन्तु 
. का पिछला भाग । सम०--भंग: यात्रा के वीच कही 
रुक जाना, ठहरना - पंच० १। 
प्रयाणकम [ प्रयाण--कन | यात्रा, प्रस्थान -का० ११८, 
१० ट 
प्रयात (भू० क० कृ०) [ प्र+या-+-क्‍्त ] !. आगे बड़ा 
हुआ, गया हुआ, विसरजित 2. मृतक, मरा हुआ--तः 
. आक्रमण 2. चट्टान, दलवाँ चदट्टान । 
प्रयापित (भू० क० कृ०) [ प्र+या+णिच्‌ -- क्त, पक |] 
4, आग पहुचाया हुआ, भजा हुआ 2. भगाया हुआ । 
प्रयामः | प्र+>यम्‌--घजञ्ा ] त. अभाव, कमी, (अन्नादि 
की ) महंगाई 2. रोकथाम, नियन्त्रण 3. लम्बाई । 
प्रयास: [ प्र>यस्‌--घजञा ] 4. प्रयत्न, चेष्टा, उद्योग 
--रघ्‌ ० १२॥५३ १४५१ 2. श्रम, कठिनाई । 


प्रयक्त (भू० क० कृ०) [प्र+ऊयज्‌-+-कक्‍्त ] . जोता 
हुआ, काठी जीन आदि कसा हुआ 2. प्रचलित, (शब्द 
आदि) व्यवहार में लाया हुआ 3. प्रयोग में लाया 
गया 4. नियत किया हुआ, मनोनीत 5. किया हुआ 
प्रतिनिहित 6. उदित, उद्यत, उत्पन्न, फलित 7. युक्त 
8. ध्यानमग्न, बेसुध 9. (रुपया आदि) ब्याज पर 
दिया हुआ 0. प्रेश्ति किया हुआ, उकसाया हुआ 
(दे० प्र पूवेक यज्‌ ) । 

प्रयक्तिः (स्त्री०) [ प्रयज्‌ --- क्तिन्‌ | . इस्तेमाल, उपयोग 
प्रयोग 2. उत्तेजना, उकसाना 3. प्रयोजन, मुख्य उद्ृश्य 
या ध्यंय, अवसर 4. परिणाम, फल । 

प्रयतम्‌ [ प्रा० स० ] दस लाख को संख्या । 

प्रयुयुत्सु: | प्र+युध्+- सन्‌ + उठ, | 7. योद्धा 2. मेंढा 
3. हवा, वाय 4. सन्‍्यासी 5. इन्द्र । 

प्रयद्धम [ प्रा० स० | संग्राम, लड़ाई । 


प्रयोकत (वि०) [प्र+-यज्‌--तृच्‌ ] . उपाय, शब्द आदि 
का) उपयोग करने बाला 2. अनुष्ठाता, निदेशक, 
परिणायक 3. प्रेरक, उत्तेजक, उकसाने वाला 4.प्रणेता, 
अभिकर्ता--उत्तर ० ३।४८ 5. (नाटक का ) अभिनय- 
कर्ता 6. ब्याज पर रुपया देने वाला, साहकार 
7. तीरदाज । 

प्रयोग: [ प्र+यज्‌-- धतञ्ण | . इस्तेमारू, व्यवहार, उप- 
योग जैसा कि शब्द प्रयोग अय शब्दो भूरि- 
प्रयोग:, अल्पप्रयोग:-- इस शब्द का बहुल प्रयोग, या 
विरल प्रयोग होता हू 2. प्रचलित रूप, सामान्य 
प्रचलन 3. फेकना, प्रक्षेपण, मृकत करना (विप० 
'संहार )--प्रयोगसंहार विभकतमत्रम्‌ -रघु० ५५७ 


) 


प्रदर्शनी, अनुष्ठान, (नाटकीय ) अभिनयन, नाटक 
खेलना-देव प्रयोगप्रधानं हि नाटचशास्त्रम्‌-- मालवि० 
१, नाटिका न॒प्रयोगतो दृष्टा--रत्न० १ “मंच पर 
अभिनीत नहीं देखी गई 5. अभ्यास, (किसी विषय 
का) प्रायोगिक भाग (विप० शासस्‍्त्र या संद्धान्तिक 
ज्ञान) तदत्र भवानिमं मां च शास्त्रप्र योगे च विमृशतु 
>>माऊलधि० १ 6. कार्यविधि का क्रम, सांस्कारिक 
रूप 7. कृत्य, काय 8. पाठ करना, पढ़कर खुताना 
9. आरंभ, शरू 40. योजना, साधन, यक्ति, तरकीब 
4]. साधन, उपकरण 2. फल, परिणाम 43. जादू- 
प्रयोग, ऐन्द्रजालिक रचना, अभिचार 4. ब्याज पर 
रुपया देना 5. घोडा । सम ०--अतिशय;: प्रस्तावना 
के पाँच भेदों में से एक जिसमें प्रस्तुत प्रयोग के 
अन्तर्गत दूसरा प्रयोग इस रीति से उपस्थित किया 
जाता हँ कि अकस्मात्‌ पात्र रंगमंच पर प्रवेश करते 
हैं अर्थात्‌ यहाँ सूत्रधार पात्र प्रवेश का संकेत करता 
ह ओर इस प्रकार अपने भावी कार्य (नृत्य) की पूव 
सूचना देता हुं--सा० द० परिभाषा देता हं--यदि 
प्रयोग एकस्मित प्रयोगोउन्यः प्रयज्यते, तेन पात्रप्रवेश- 
श्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदता । २९१,--निपुण (वि०) 
नृत्याम्यास में कुशल-- मालवि० ३ । 


प्रयोजक (वि०) [प्र+युज्‌--पण्वुलू | निरित्त बनने वाला, 


कारण बनने वाला, सम्पन्न करने वाला, नंतृत्व करन 
वाला, उकसाने वाला, उद्दौोपक,- कः व. नियुक्त 
करने वाला, जो इस्तेमाल करे या काम ले 2. ग्रंथकर्ता 
3. संस्थापक, प्रवर्तक 4. साहकार, महाजन 5. धर्म 
शास्त्री, विधायक । 


प्रयोजनम [ प्र+यज--ल्यट | 4. इस्तेमाल, काम में 
' लगाना, नियक्ति 2. उपयोग, आवश्यकता, (आव- 


इयक वस्तु में करण०, तथा उपयोक्ता मे सबं० | 
सवेरपि “' ''राज्ञां प्रयोजनम्‌-पंच० १, बाले किमनेन 
पष्टेन प्रयोजनम - का० १४४ 3. ध्यय, लक्ष्य, उद्देश्य 
अभिप्राय -प्रयोजनमन्‌टिश्य .न मंदोडपि प्रवतते, पुत्र 
प्रयोजना दाराः पुत्र: पिडप्रयोजन:, हितप्रयोजन मित्र 
घनं सवंप्रयोजनम्‌ - सुभा०, गणवत्ता5पि परप्रयोजना 
--रंघ० ८।३१ 4. प्राप्ति का साधन-मनु० ७।१०० 
5. कारण, उद्देश्य, निित्त 6. लाभ, स्वार्थ । 


प्रयोज्य (सं० कृ०) [प्र+यज-+ण्यत्‌ |] ।. इस्तेमाल 


करन के योग्य, काम में लाने के योग्य 2. अभ्यास 
करने के ल।यक 3. उत्पन्न या पंदा करने के योग्य 
4. नियक्त करने के योग्य 5. चलाने या फकने के 
योग्य (अस्त्र) 6. काय आरम्भ करने के योग्य । 


प्रदादित (भू० क० कृ०) [ प्र+रुद-+-क्त | फूट फूट कर 


रोया हुआ, मृक्‍त कठ से रुदन । 


प्रस्ठछ (भू० क० कृ०) [प्र-रुह+क्त | 4. पूरा बढ़ा 


( ६७२ ) 


हुआ, पूर्ण बिकसित 2. उत्पन्न, उदभूत, पंदा हुआ 
ञग्यस्थायमंगात्‌ कृतिनः प्ररूढ:--श० ७।१९ 3. बढ़ा 
हुआक-गहराई तक गया हुआ -यथा 'प्ररूढमल 
में 5. लम्बे बढ़े हुए -- यथा 'प्ररूढकेश' 'प्ररूढमश्रु मे । 

प्ररूढि: (स्त्री०) [ प्र+रुह +क्तिन्‌ | वरधन, वृद्धि । 

प्ररोचनम्‌ [ प्र/रुच-- णिच -- ल्यूट | . उत्तेजना, उद्दीपन 
2. निदर्शन, व्याख्या 3. (किसी व्यक्ति का) प्रदर्शन 
जिससे लोग देख सकें और पसंद करें-अलोकसामान्य- 
गणस्तन्‌जः प्ररोचनार्थ प्रकटीकृतश्चव--मा० ११० 
(यहाँ 'प्ररोचनार्थ! का अर्थ जगद्धर पंडित 'प्रव॒त्ति 
पाटवार्थ ---'संसार से पूर्णतः परिक्तित होने के लिए 
करते है) 4. नाटक मे आगे आने वाली बात का 
रोचक वर्णन 5. ध्यय की पृणरूप से प्रतिस्थापना 
--दे० सा० द० ३८८ (अन्तिम दोनों अथ को बतलान 
के लिए 'प्ररोचना' भी) 

द्ररोहः [ त-+-रुह +-बघजञ | !. अंकुरित होना, अंखवा 
निकलना, बढ़ना, बीजांकुरण--यथा यवांकुरप्ररोह 
2. अंकुर, अंखवा (आलं० से भी)--“प्लक्ष प्ररोह इव 
सौधतल बिभंद--रघ्‌ ० ८॥।९३, प्लक्षान्‌ प्ररोहजटिला- 
मिव मंत्रिवद्धान १३।७१, कु० ३।६०, ७।१७ 
3. किसलय, सनन्‍्तान -हा राघेयकुलप्ररोह - वेणी० ४ 
महावी ० ६।२५ 4. प्रकाशांकर- कु्वति सामंतशिखा- 
मणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि---रघृ० .६।३३, 
5. नवपल्‍लव या टहनी, शाखा, कोंपल । 

प्ररोहणम्‌ [ प्र+रुह +ल्यूट | 4. वर्धन, अंक्ुरण, स्फ्टन 
2. कली खिलना, अंकुरण या उगाव . टहनी, किसलूय 
स्फूटन, कोपल । 

प्रलपनम्‌ | प्र|/लप्‌ +ल्यट | . बात चीत करना, बात, 
शब्द, सलाप 2. बाचालता, बालकलहूख बडबड़, असंबद्ध 
बात, बकवास --इृदं॑ कस्यापि प्ररलपितम्‌ 3. घिछाप, 
रोना-धोना--उत्तर ० ३।२९ । 

प्रलपित (भू० क० क०) [| प्र--लप्‌+कक्‍त | कहा हुआ, 
प्रताप किया हुआ,--तम्‌ बात--दे० ऊपर 'प्रछपन । 

प्रलबब्ध (भू० क० क०) | प्र+लभ--क्त | धोखा दिया 
हुआ, ठगा हुआ । 

प्रलझंब (वि०) [ प्र+लंब्‌-| अचू, घठञा वा ] . लूटकन- 
शील, नीचे की ओर लटकने वाला--जैसा कि 'प्रलंब 
केश में 2. उनन्‍नत-यथा 'प्रलंबनासिक में ३ 
मन्थर, विलंबकारी,--ब:ः . लटकता हुआ, आश्रित 
2. कोई भी नीचे को लटकने वाली वस्तु 3. शाखा 


4. कण्ठहार 5. एक प्रकार का हार 6. स्त्री की छाती. 


7. जस्ता या सीसा 8. एक राक्षस का नाम जिसको 
बलराम ने मार डाला था। सम० अंडः वह पुरुष 
जिसके पोते छूटकते हों,--घ्न, --सथनः, -हन्‌ (पुं० ) 
बलराम का विशेषण | 


प्रलंबनम्‌ [ प्र--लम्ब्‌ू-ल्यूट | नीचे लटकना, आश्रित 
रहना । 

प्रलंबित (वि०) [ प्र--लंब--क्त |लटकनशील, लटकने 
वाला, निलंबित । 

प्रझंभ: | प्र+लभ्‌+घञा, मुमागम: | . प्राप्त करना, 
लाभ उठाना, अवाप्ति 2. धोखा देना, छलना, ठगना, 
प्रवंचना । 

प्रढयः | प्र+ली-अच | . विनाश, संहार, तिघटन- 
सस्‍्थानानि कि हिमवत: प्ररूयं गतानि---भतं० ३॥७० 
६९, प्रठढयं नीत्वा--श० ११।६६, 'तिरोहित करके 
(कल्प के अन्त में) 2. संसार का विनाश,विश्वव्यापी 
विनाश - कु० २६८, भग० ७।६ 3. व्यापक विनाश 
या बरबादी 4.मृत्यू, मरना, निघन,-प्रारब्धा: प्रलयाय 
मांसक्दहो विक्रेतुमेते वयम्‌ -मुद्रा० ५१२१ १।१४ 
भग० ११।१४ 5. मर्छा, बेहोशी, चेतना का न रहना, 
गश --कु० ४॥२ 6. (अलं० शा० में)चेतना की हानि 
(३ व्यभिचारिभावों में से एक---प्रलूय: सुख-दु :खाद्य- 
गढिमिन्द्रियमछंनम्‌--प्रता० 7. रहस्यध्वनि, “ओम 
या प्रणव । सम० कार: विश्वनाश का समय,-जलघधर 
सुष्टि-विघटन के अवसर की काली घटा,--दहनः 
सष्टि विघटन के अवसर पर आग,--परयोधिः सृष्टि 
के विनाश का समुद्र । 


प्रहलाट (वि०) [ प्रा० स० | उन्‍नत मस्तक वाला । 

प्रलवः | प्र+ल-+-अप्‌ | टुकड़ा, कतला, खंड । 

प्रलविश्नम [ प्र/-७--इत्र | काटने का उपकरण । 

प्रदाप: [ प्र+लप्‌-+घञ ] . बात, वार्ताल्प, प्रवचन 
2. वाचालता, बालकलरव, असंबद्ध बात या बकवाद 
मन ० १२॥६ 3. बिलाप, रोना धोना--उत्तरा प्रलापो- 
पजनितकपो भगवान्‌ वासुदेव:--का० १७५, वेणी० 
५)३० । सम०--हन्‌ (१० एक प्रकार का अंजन । 

प्रलापिन (वि०) [प्र--लप्‌--णिनि | . बातूनी, बोलने वाला 
-हा असंबद्धप्रछापिन-वे णी ३ 2. वाचालता, बालकल रव। 

प्रलोन (भू० क० क० ) [प्र--ली +-क्त]| . पिघला हुआ 
घ॒ला हुआ 2. लप्त, विनष्ट 3. निव॑द्धि, चेतना शून्य । 


प्रलन (भ० क०क०) [प्र--ल-+-क्त | काट कर गिराया हुआ । 

प्रलेप: | प्र+लिप्‌ +- घञा | लेप, मल्हम, चोपड़ । 

प्रलेपक [| प्र--लिप्‌--ण्वल | . मरने वाला, लेप करने 
वाला 2. एक प्रकार का मन्दज्वर । 

प्रलेहः [प्र|/लिह -+घज्म ] एक प्रकार का रसा, शोरबा । 

प्रलोढनम्‌ | प्र/लुठ-+ल्युट्‌ | . (भूमि पर) लोटना 2 
उत्तोलन, उछालना । ु 

प्रलोभ: [| प्र+लभ+घजा | ॥. अतितृष्णा, 
लालसा 2. ललचाना, उछालना । 

प्रलोभनम [प्र/लभ-+ल्यूट | ।. आकर्षण 2. ललचाना, फूस- 
लाना, लालच देना 3. प्रलोभन की वस्तु, चारा, दाना । 


लालच, 


( ६७३ ) 


प्रतोभनो [ प्रलोभन -|-डीप्‌ ] रेत, बाल । " 

प्रछोल (वि०) [प्रा० स० ] अत्यंत क्षुब्ध, थरथर करने 
वाला । 

प्रवक्‍त (पुं०) [ प्र|व्त-तच्‌ | 4. वर्णन करने वाला, 
वक्‍ता, उद्धीषक 2. अध्यापक, व्याख्याता--मनु०» 
७।२० 3. सुवकता, धाराप्रवाह बोलने वाला । 

भ्रवग;, प्रवद्ध:, प्रवद्धम: (पुं०) बंदर, दे० 'प्लवंग” और 
प्लवज्भम: । 

प्रवचनम्‌ | प्र|-वत्त -|ल्यूट | . बोलना, प्रकथन करना, 
घोषणा करना, पंच० १।१९० 2. अध्यापन, व्याख्यान 
3. खोलकर समझाना, व्याख्या करना, अर्थ करना 
““महावी० ४॥२५ 4. वाग्मिता 5. धर्मशास्त्र, मनु० 
२।१८४। सम०--पदु (वि०) बात करने में कुशल, 
वाग्मी । 

प्रबटः [ प्रवट्‌--अच ] गेहूँ । 

प्रवण (वि०) [प्र-+-वण्‌-|-अच्‌ ] . ढलवाँ, रुझान वाला, 
झुकावदार, नीचे को बहने वाला 2. ढाल, दुरारोह, 
विप्रपाती, चट्टान जैसा 3. कुटिल, झुका हुआ, 
4. अनुरक्‍त, प्रवृत्त, संलग्न (प्रायः समास के अन्त में) 
वंचनप्रवण:--कि० ३।१९ 5. भक्त, अनुरक्‍त, व्यस्त, 
तुला हुआ, झुका हुआ, भरा हुआ--नृभिः प्राणत्राण- 
प्रवणमतिभि: कश्चिदधुना--भतु ० ३३२९, शि० ८।३५, 
मुद्रा० ५१२१, कि० २।४४ 6. अनुकूल, उत्सुक--कु० 
४४२ 7. आतुर, तत्पर कि० २।८ 8. युक्त, सम्पन्न 
9. विनम्र, सुशील, विनीत 0. मुर्साया हुआ, बर्बाद, 
क्षीण,---ण: चौराहा,---णम्‌ . उतार, ढलवाँ उतार, 
चट्टान 2. पहाड़ का पाइ्वेभाग, ढलान, झुकाव । 

प्रवत्स्यत्‌ (वि०) (स्त्री०-ती, न्‍्ती) [ प्र+-वस्‌-स्य 
(लूट )-+शत्‌ ] यात्रा पर जाने के लिए तैयार । 
सम०--पतिका उस नायक की पत्नी जो यात्रा पर 
जाने के लिए तयार बंठा है (रीतिकाव्यों में--आठ 
प्रकार की नाविकाओं २ पक ) अकार्थे॥ 

प्रवयणम्‌ | प्र-3)-ल्यूट | . बुने हुए कपड़े का ऊपर 


का भाग 2. अडकुश--शि० १३।१९ । 

प्रबयस्‌ (वि०) [ प्रगतं वयो यस्य--प्रा० ब० ] बड़ी उम्र 
का, वृद्ध, बूढ़ा -- केः्प्येते प्रवयसस्त्वां दिदुक्षव:-उत्तर० 
४, रघृ० ८।१८ | 

प्रवर (वि०) [ प्र/-व्‌--अप्‌ | 4. मुख्य, प्रधान, सर्वश्रेष्ठ 
या पूज्य, सर्वोत्तम, श्रीमान्‌ू--संकेतके चिरयति प्रवरो 
विनोद:--मृच्छ० ३३, मनु० १०।२७, घट० १६ 
2. ज्येष्ठ-रः . बुलावा, आह्वान 2. एक विशेष 
अरकार का आवाहन जो अम्न्याधान के अवसर पर 
अग्नि को संबोधित किया जाता है 3. वंश परम्परा 
4. कुल, परिवार, वंश 5. पू्व॑ज .6. गोत्रप्रवतंक ऋषि 
7. सन्‍्तान, वशज 8. ढकना, चादर,--रम्‌ अगर की 


८५ १ 


लकड़ी। सम०--बाहनौ (द्विी० व०) अधिवनी- 
कुमारों का विशेषण । 

प्रवर्गें: [ प्रवज्यते नि: क्षिप्यते हविरादिकमस्मिनू--पश्र “-वृज्‌ 
घज्म | . यज्ञीय अग्नि 2. विष्णु का विशेषण । 

प्रवर्यं: [ प्र/-वृज्‌+ण्यत्‌ | सोमयाग से पूर्व किया जाने 
वाला अनुष्ठान । 

प्रवततें: [ प्र/-वृत्‌+-धञा | आरंभ, उपक्रम, काम में 
लगाना । 

प्रवतेंक (वि०) (स्त्री०-तिका) [प्र|-वत्‌+णिच्‌ 
फण्वुल | . चाल करने वाला, स्थापित करने वाला 
2. प्रगतिशील, उन्नेता, आगे बढ़ाने वाला 3. पैदा करने 
वाला, जन्म देने वाला 4. प्रबोधक, प्रोत्साहक, 
उकसाने वाला, भड़काने वाला (बरे अर्थ में),--कः 
जन्मदाता, प्रवर्तक, प्रणेता 2. प्रबोधक, प्रोत्साहक 
3. विवाचक, मध्यस्थ । 

प्रवतंनम्‌ [ प्र-वृत््‌-+ ल्युट ] !. चलते रहना/ आगे बढ़ना 
2. आरभ, शुरु 3. कार्यारम्भ, नींव डालना, संस्थापन, 
प्रतिष्ठापन 4. प्रोत्साहन, बलपूर्वक चलाना, उहीपन 
5. व्यस्त होना, काम में लगना 6. होना, घटित होना 
7. क्रियता, कार्य 8. व्यवहार, आचरण, कार्यविधि, 
--ना काय में प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना । 

प्रवतेयित्‌ (वि०) [प्र-+वृत्‌-+- णिच्‌--तृच्‌ |] संचालन 
करने वाला, या जो नींव डालता है, संस्थापित करता 
है और उसे चलाता रहता है या ढकेलता है । 

प्रवतित (भू० क० कृ०) [प्र+वृत्‌--(णिच) -+-क्त] 
. मोड़ दिया हुआ, चलाया हुआ, लुढ़काया हुआ, 
चक्कर खाने वाला--रघु० ९६६ 2. नींव डाला हुआ 
3. प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ, *«महुड 4 ४४ 
4. सुलगाया हुआ 85. जन्म दिया हुआ, 
6. पवित्र किया हुआ, छाना हुआ -- मनु ० ११।१९६ | 


प्रवतिन्‌ (वि०) [प्र+-वृत्‌-णिच--णिन्‌] . प्रगतिशील, 
आगे बढ़न वाला 2. सक्रिय रहने वाला 3. जन्म देने 
वाला, प्रभावी 4. इस्तेमाल करने वाला । 

प्रव्धनम्‌ [प्र+वृध्‌--ल्यूट्‌] बद्धि करना, बढ़ाना । 

प्रवर्ष: [प्र/वृष्‌-- घञ्ण | भारी वृष्टि, मसलाधार वर्षा । 

प्रवर्षणम्‌ [ प्र--वृष--ल्युट्‌ | त. बरसना 2. पहली 


वृष्टि । 
प्रधसनम्‌ [प्र|-वस्‌-ल्यूट] विदेश जाना, विदेश यात्रा, 
यात्रा पर जाना । 


प्रवहः [प्र| वह -|-अच्‌| . बहना, धार बनकर बहना 
.. £. वाय्‌ 3. वाय्‌ के सात मार्गों में से एक (जो ग्रहों 
को गतिमान्‌ करता हे । 


प्रवहणम्‌ [प्र/ वह -+ल्यूट] . बन्द गाड़ी या पालकी 


(स्त्रियों के लिए) 
3. जहाज । 


2. गाड़ी, वाहन, सवारी 


( ६७४ ) 


गवाह ले, [प्र+वह्ले + इन्‌, प्रवष्लि+डीष्‌] दे० 

। की 

प्रवाच्‌ (वि०) [प्रा० ब०] वाग्मी, वक्‍ता--(कुवते) 
जडानप्यनलोमार्थान्‌ प्रवाच: कृतिनां गिर:--शि० 
२।२५ 2. बातूनी, वाचाल--म॒द्रा० ३।१६ । 

प्रवाचनम्‌ [प्र|वच -- णिच्‌ || ल्यूट | घोषणा, उद्धोषणा, 
प्रकथन । 

प्रवाणम्‌ [प्र+वे+ल्‍ल्युट] बने हुए कपड़ों के किनारों के 
गोट लगाना या छाँटना या सम्भालना । 

प्रवाणिः--णी (स्त्री०) [प्रवाण--डीप, नि० हस्वो वा] 
जलाहे की दरकी । 

प्रवात (भू० क० कृ० ) | प्रकृष्टो वातो यस्मिन्‌ू-प्रा० ब०] 
तूफान में पड़ा हुआ--तम्त्‌ . वाय का झोका, ताजा 
हवा--प्रवातशयनस्था देवी -- मालवि० ४ 2. तूफानी 
हवा, आँधी--ननु प्रवातेषपि निष्कपा गिरय: --श० ६, 
3. हवादार स्थान, कु० १।४६ । 


प्रवादः [प्र/वद्‌-+-घज् | . शब्द या ध्यनि का उच्चारण 
2. अभिघान करना, उल्लेख करना, प्रकथन करना 
3. प्रवचत, वार्तालाप + बात, प्रतिवेदन, अफवाह, 
किवदन्ती-- अनु रागप्रवादस्तु वत्सयो: सावलौकिक 
मा० १।१३, व्याप्रो मान खादतीति लोकप्रवादो 
दुनिवार:---हिं० १, रत्न० ४॥५ 5. आख्यायिका 
गल्प 6. विवाद संबंधी भाषा 7. चनोती के शब्द 
पारस्परिक विरोध--इ॒त्थं प्रवादं यूधि स॑ प्रहारं प्रचक्रत्‌ 
रामनिशाविहारौ--भट्टि ० २३६ । 

प्रवार:, प्रवारकः [प्र+व+घञ्म, प्रवार+कन्‌| चादर, 
आच्छादन । 

प्रवारणम [प्र+व+णिच्‌ +ल्यूद ] . (इच्छा ) पर्ण करना 
छाँट की प्राथमिकता 3. निषंघ, विरोध 4. काम्यदान । 

प्रवालः (पुं०) दे० 'प्रवाल: । 

प्रवास: [प्र|वस-+-घञा ] . विदेशगमन, विदेशयात्रा, 
घर पर न रहता, परदेशनिवास--रघ० १६।४४ । 
सम ० -- गत,--स्थ,--स्थित (वि०) विदेश की यात्रा 

“ करना, घर पर न रहने वाला । 


प्रवासनभ [प्र+वस--णिच्‌ --ल्यूट| . विदेश निवास 
अस्थायी रूप से वास करना 2. निर्वासन, देशनिकाला 
वध, हत्या । 

प्रवासिन (पुं०) [प्र+वस्‌-+णिनि] यात्री, बटोही, 
परदेशी । 

प्रवाह: [प्र+वह +घपच्णम ] . बहाव, धार बन कर बहना 
2. नदी, पेटा या जलमाग्गं, धारा- प्रवाहस्ते वारां 
श्रियमयमपारां दिशतु न:--गंगा० २, रघु० ५॥४६, 
१२३।१०, ४८, कु० १।५४, मेघ० ४६ 3. बहाव 
बहता हुआ पानी 4. अविच्छिन्न' बहाव, अटूट श्रृंखला 
नरन्तयं 5. घटता क्रमाएनदी की धार की भाँति 


लढ़कना ) 6. क्रियता, सक्रिय व्यस्तता 7. तालाब, 
झील 8, बढ़िया घोड़ा ([प्रवाहे मृत्रितम) नदी में 
मृतना (शा० ), व्यथ कार्य करना (आलं० ) । 

प्रवाहकः [प्र+वह +प्व॒ुल| भूत प्रेत, पिशाच । 

प्रवाहनम्‌ [प्र+वह +णिच्‌-+-ल्यूट] . हांक कर आगे 
बढ़ना <. दस्त कराना । 

प्रवाहिका [प्र+वह +ण्वुरू--टाप्‌, इत्वम[ दस्त छरूग 

: जाना । 

प्रवाही [प्रवाह--डीष्‌ ] रेत, बाल । 

प्रविकोण (भू० क० क़ृ० ) [प्र-वि--$#--क्त] 4. बखेरा 
हुआ, इधर उधर छितराया हुआ 2. तितर बितर 
किया हुआ, फंलाया हुआ । 

प्रविस्यात (भू० क० क०) [ प्र+वि०-+ख्या-+कक्‍्त | ॥. 
नामी, बलाया हुआ 2. प्रसिद्ध, मशहूर, विश्रवत । 


प्रविस्यातिः [ प्र-वि-+-ख्या-+- क्तिनू | मशहरी, कीति, 

-ै्रसिंद्धि । 

प्रविचय: [ प्र+वि+चिं-+अच्‌ ] परीक्षा, खोज, अनु- 
संधान । 

प्रविचार: [ प्रा० स॒० ] विवेचन, विवेक । 

प्रविचितनम [ प्र+वि+चित्‌ -+ल्यूट्‌ ] समझ । 

प्रवितत (भ० क० क्ृ०) [प्र+वि+तन्‌+क्त ] ! 
बिछाया हुआ, फलाया हुआ 2. बिखरे हुए, अस्तव्यस्त 
(बाल) । 

प्रविदार [ प्र+वि+द+घञ ] फट कर टुकड़े टुकड़े 
होना, खलता । 

प्रविदारणम[ प्र+वि+द-+णिच्‌ --ल्यद्‌ ] . फाड़ना 
विदीर्ण करता, तोड़ना, फट कर टकड़े टकड़े होना 

कली लगना 3. संघषं, यद्ध, लड़ाई 4. भीड़भाड़ 

गड़बड़ी, हलला-गल्‍ला । 

प्रविद्ध (भू० क० कु०) [ प्र+व्यध्‌ +क्त ] डाला, हुआ 
फेंका हुआ । 

प्रविद्रत (भू० क० कु०) [ प्र+वि+द्गू+वत ] तितर- 
बितर किया हुआ, भगाया हुआ, बखेरा हुआ । 

प्रविभकत (भू० क० क०) [ प्र+वि+भज्‌+क्‍त ] ॥ 
अलग किया गया, वियक्त 2. हिस्से किया गया 
विभाजन किया गया, बाँटा गया, वितरित किया गया 
--ज्योतींषि वर्तंयति चर प्रविभक्तरश्मि:--श० ७।६ । 

प्रविभाग: [ प्र+वि+भज्‌+घऊा ] भाग, तक़सीम 
वितरण, वर्गीकरण---रघ० १६।२ 2. हिस्सा, अंश । 

प्रविर: (पृ० )पीला चन्दन । 

प्रविरल (वि०) [ प्रा० स० | . बहुत दूर दूर, वियुक्त, 
अलगाया 2. बहुत कम, बहुत थोड़े, स्वल्प, थोड़ा 
--प्रविरला इव मग्धधकथा- रघु० ९॥ ३४ । 

प्रविलय: [प्र+वि--ली--अच | ), पिघलनकर बह जाना 
2. पूरी तरह घुल जाना या अवशुष्कहोजाना । 


( ६७५ ) 


प्रविल्प्त (भू० क० क्‌०) [ प्र--वि--ल॒प्‌-|-क्त ] काटा 
हुआ, निकाला हुआ, हटाया हुआ । 

प्रविवाद: [ प्र|-वि--वद्‌--घज्म ] झगड़ा करूह, तक- 

रार। 

प्रविविक्त (वि०) [ प्रा० सस ]। ॥. विल्कुल अकेला 2. 
वियक्त, अलग किया हुआ । 

प्रविसलेषः [ प्र-वि--हिलष्‌ -|- घव्ण_ ] वियोग, जुदाई । 

प्रविषण्ण (भू० क० क्‌०) [ प्र-/-वि--सद्‌--क्त |] खिन्न, 
उदास, हतोत्साह । 

प्रविष्ट (भू० क० क०) [ प्र+विश-क्त ] 4. अन्दर 
गया हुआ, घुसा हुआ-पर्चा्धेन प्रविष्ट: शरपतनभया- 
दुभूयसा पूर्वकायम्‌--श० १।७ 2. लगा हुआ, व्यस्त 
3. आरूब्ध । 

प्रविष्टकम्‌ [ प्रविष्ट---कन्‌ ] रंग भूमि का द्वार । 

प्रविस्त (सता) रः [ प्र+वि-+स्त +अप्‌, घज्म वा | 
परिधि, वृत्त । 

प्रवीण (वि०) [प्रकृष्टा संसाधिता वीणा येन--प्रा० ब०] 
चतुर, कुशल, जानकार--आमोदानथ हरिदंतुराणि 
नेतुं नवान्यो जगति समीरणात्ग्रवीणग:--भामि० ११५, 
कु० ७।४८, । 

प्रवीर (अ०) [प्रा० स० ] 7. अग्रणी, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ 
या पूज्य--रघु० १४॥२९ १६।१, भग० ११।४८ 2. 
मजबूत, शक्तिशाली, शौयंसम्पन्न,--र: . बहादुर 
व्यक्ति, नायक, योद्धा 2. मुख्य, पूज्य व्यक्तित्व । 

प्रवृत (भू० क० क्‌०) [ प्र--वृ+क्‍्त ] चुना हुआ, 
संकलित, छांटा हुआ । 

प्रवत्त (भू० क० क्‌०) [ प्र+-वृत्‌--क्त ]. आरंभ किया 
गया, शुरु किया गया, प्रगत 2. स्थिर किया हुआ 
-“अचिरप्रवृतं ग्रीष्मसमयमधिकत्य--श० १ 3. 
व्यस्त, सलग्न 4. जाने के लिए उद्यत, कटिबद्ध 
5. स्थिर, निश्िचत, निर्धारित 6. निर्बाध, 
विवादरहित 7. गोल,--त्त: गोल आभूषण । 


प्रवत्तकम्‌ [ प्रवृत्त--कन्‌ | रंग भूमि में अवतरण । 

प्रवृत्ति: (स्त्री०) [ प्र-|-वृत्‌+क्तिन ] . निरन्तर प्रग- 
मन, प्रगति, आगे बढ़ना 2. उदय, मूल, स्रोत, (शब्दों 
का) प्रवाह-प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी 
“कु० २।१७ 3. दशन, प्रकटीकरण--कुसुमप्रवत्ति- 
समये - श० ४।१७, रघु० ११४४३, १४।३९, १५४ 
4. उदय, आरंभ, शुरु--आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रर्वत्ति 
“एकु० ३।३४ 5. प्रयोग, व्यसन, झुकाव, रुझान, रुचि, 
प्रवणता--श० १।२२ 6. आचरण, व्यवहार--रघु ० 
१४७३ 7. काम में लगाना, व्यवसाय, क्रियाशीलता 
कु० ६२६ 8. प्रयोग, नियोजन, (शब्द का) प्रचलन 
9. अनव रत प्रयत्न, घये 0. सार्थंकता, भावार्थ, (शब्द 
को ) स्वीकृति ॥. निरन्तरता, स्थायिता, प्राबल्य 2. 


सक्रिय सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन में सक्रिय 
भाग लेना (विप० निवृत्ति) 43. समाचार, खबर, 
गुप्त वार्ता-जीमूतेन स्वकृशलूमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ 
“>मेघ० ४, विक्रम० ४५२० 44; नियम की प्रयोज- 
नीयता या वंधघता 5. भाग्य, नियति, किस्मत 6. 
संज्ञान, सीधा प्रत्यक्षज्ञान, समवबोध 7. हाथी का मद 
(जो मस्ती की अवस्था में उसके गंडस्थल से निकलता 
है), 8. उज्जयिनी नगरी का नामान्तर। सम्‌० 
ज्ञः जासूस, भेदिया, दूत, गृप्तचर,--निम्मित्तम्‌ किसी 
शब्द का किसी विशिष्ट अथे में प्रयकत होने का कारण, 
“मार्ग: सक्रिय या सांसारिक जीवन, कार्य में 
अनुरक्ति, संसार में सुख तथा आनन्द । 
प्रवदद्ध (भू० क० क्ृ०) [प्र-+-वृध्‌--क्त | . पूरा बढ़ा 
आ 2. बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विस्तारित, बड़ा 
किया हुआ 3. पूरा, गहरा 4. घमंडी, अहंकारी 
5. प्रचण्ड 6. विशाल । 


प्रवृद्धिः (स्त्री०) [ प्र--वृध्‌--क्तिन्‌ ] !. बढ़ना, वृद्धि 
-“ रघु० १३॥७१, १७।७१ 2. उन्नति, समृद्धि, पदो- 
न्नति, तरक्की, उत्कषं । 

प्रवेक (वि०) [ प्र+-विच्‌--घज्म | उत्तम, मुख्य, छांट 
का, अत्यंत श्रेष्ठ । 

प्रवेग: | प्र|- विज - घर ] तीब् चाल, वेग । 

प्रबवेटः | प्र|-वी-+ ट | जौ, यव । 

प्रवेणिः--णी (स्त्री०) [ प्र--वेण्‌--इन्‌, प्रवेणि-- ठीष ] 
. बालों का जूड़ा--रघु० १५।३० 2. बिखरे हुए या 
श्रंगारहीन बाल (पति की अनुपस्थिति में स्त्रियाँ 
प्रायः ऐसे बाल धारण करती हैं) 3. हाथी की झूल 
4. रंगीन ऊनी कपड़े का टुकड़ा 5. (नदी का) प्रवाह 
या धार । 

प्रवेत्‌ (पु०) [प्र/अच्‌--तृन्‌' अजे: वी आदेश:] सारथि, 
रथवान्‌ । 

प्रवेदनम्‌ [ प्र/विदू--णिच्‌--ल्यूट | जतलाना, ऐलान 
करना, घोषणा करना । 


प्रवेष:, प्रवेषक:, प्रवेप थुः, प्रवेपनम्‌ [ प्र+वेष-+-घज्म , 
प्रवेष--- कन्‌, प्र+-वेषब्‌ --अथुच, प्र वेप॒-ल्यूट ] 
कंपकंपी, ठिठुरन, थरथराना, सिहरन । 

प्रबेरित (वि०) [ प्रवेर--इतच्‌ ] इधर उधर डाला हुआ, 
फका हुआ । 

प्रवेलः | प्रवेल-अच्‌ | एक प्रकार की मूंग । 

प्रवेशः | प्र+विश्‌--घज्म_.] . भीतर जाना, घुसन 7-पुर- 
प्रवेशाभिमुखी बभूव-रघु० ७॥१, कु० ३।४० 
2. अन्त्गंमन, पठ, पहुँच 3. रंगभमि में प्रवेश --तेन 
पात्रप्रवेशश्चेत्‌ --सा० द० ६ 4. (घर का) दरवाजा, 
घुसने का स्थान 5. आय, राजस्व 6. (किसी काम 
का ) पीछा करना, प्रयोजन की तत्परता । 


( ६७६ ) 


/ 


प्रवेशकः | प्र+/विश्‌-+पण्वुलू | परिचायक, निम्नपात्रों | प्रक्नाज्‌ (पुं०), भ्रत्राजकः [ प्र|-व्रज्‌--क्विप्‌, ण्वूल वा] 


(नौकर चाकर ) द्वारा अभिनींत विष्कभक (इसमें 
श्रोता को रंगमंच पर अप्रस्तुत घटना का आग होने 
वाली बातों की जानकारी के लिए ज्ञान कराना 
आवश्यक हूँ ); (विष्क॑ंभक की भांति यह नाटक की 
कथा तथा कथावस्तु के अवान्तर भेदों को जोया तो 
अंकों के अन्तराल में घटित हो च॒के हैँ या अन्त में 
होने वाले हैं, जोड़ देता हैं; यह प८ले अंक के आरम्भ 
या अंतिम अंक के अन्त में कभी प्रयक्‍त नहीं होता) 
साहित्यदर्प णफकार इसकी परिभाषा देते हे-प्रवेशकोनु- 
दात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजित:, अंकद्यांतविज्ञेयः शेष 
विष्कभके यथा--३०८, दे० 'विष्कंभक' । 

प्रवेशनम्‌ [ प्र|-विण्‌ --ल्यूट ] !. दाखिल होना, घृसना, 
अन्दर जाना 2. परिचय देना, नंतृत्व करना, संचालन 
3. घस् का मुख्य द्वार, फाटक 4. मंथन, स्त्री संगम । 


प्रवेशित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+विश्‌--णिच्‌+-क्‍्त ] 
परिचित कराया हुआ, अन्दर पहुँचाया हुआ, अन्दर 
ले जाया गया, घ्साया हुआ। _ 

प्रवेष्ट: | प्र/-वेष्ट+-अच्‌ ] . भूजा 2. कलाई, पहुँचा 
3. हाथी की पीठ का मांसल भाग (जहां महावत 
बठता हू) 4. हाथी के नसूड़े 5. हाथी की झूल । 

प्रब्यकश्त (भू० क० कृ०) | प्रकर्षण व्यक्त:--प्री० स० ] 
स्पष्ट, साफ, प्रकट, जाहिर । 

प्रव्यक्तिः (स्त्री०) [ प्र+वि--अंज्‌--क्तिन ] प्रकटी 
भवन, दशेन । 

प्रदयाहारः  [ प्र|-वि-|-आ+-ह +-घजा ] प्रवचन का 
फैलाव या विस्तार । 

प्रत्रजनम्‌ [ प्र|-त्रज---ल्यूट ] !. विदेश जाना, अस्थायी 
रूप से बसना 2. निर्वासित होना 3. वानप्रस्थ हो 
जाना ! 

प्रम्मजत (भू० क० कृ०) [ प्र+ब्रज-+-क्‍्त ] 4. विदेश 
गया हुआ या निर्वासित 2. संन्यासी या परित्राजक 
बना हुआ,--तः . साधु, संन्‍्यासी 3. चौथे आश्रम में 
स्थित ब्राह्मण, भिक्ष 3. जन या वौद्ध भिक्ष का शिष्य, 
--तम्‌ संन्‍्यासी बन जाता, साधु का जीवन । 

प्र्रज्या [ प्र+त्रज्‌---क्यप्‌+टाप ] !. विदेश जाना, 
देशान्तरगमन 2. पर्यटन, (साध के रूप में इतस्ततः) 
अ्रमण 3. संन्यास आश्रम, संन्‍यासी का जीवन, 
ब्राह्मण की जीवनचर्या में चौथा आश्रम (भिक्ष्‌ जीवन) 
--प्रव्नज्यां कल्पवक्षा इवाश्निता:--कु० ६।६ (यहाँ 
मल्लि० के अनुसार 'प्रव्रज्या' का तात्पयं वानप्रस्थ 
या तृतीय आश्रम है) । सम ०--अवसित: वह पुरुष 
जिसन सनन्‍्यास ग्रहण करके उस आश्रम को छोड़ 
दिया हो । 

प्रत्ररचनः [प्र -- ब्रर्च्‌-- ल्यूट्‌ | लकड़ी काटने का उपकरण। 


साध, संन्‍्यासी । 

प्रक्षाजनम [ प्र|-त्रज-- णिच्‌-|-ल्यट | निर्वासन, देश- 
निकाला, निर्वासित करना । 

प्रशंसनम्‌ [प्र+शंस --ल्यूट | प्रशंसा करना, स्तुति करना । 

प्रशंसा [ प्र|-शंस-|- अ--टाप्‌ ] प्रशंसा, स्तुति, प्रशस्ति, 
गुणगान करना-प्रशंसावचनम्‌., प्रशंसात्मक या सम्मान- 
सूचक वाणी 2. वर्णन, उल्लेख--जैसा कि “अप्रस्तुत- 
प्रशंसा' में 3. कीर्ति ख्याति, प्रसिद्धि। सम०-उपमा 
दण्डिद्वारा वणित उपमा के अनेक भेदों में से एक 
-ज्ह्मणोध्प्युद्धवः पद्मस्चन्द्र: शंभुशिरोघृतः, तो तुल्यो 
त्वन्म्बनेति सा प्रशंसोपमोच्यते--काव्या० २॥३१, 
--मुखर (वि०) ऊँचे स्वर से प्रशंसा करने वाला । 

प्रशंसित (भू० क० क्ृ०) [प्र+शंस--क्त |] प्रशंसा 
किया गया, स्तुति किया गया, गृणगान किया गया, 
तारीफ़ किया गया । 

प्रशत्त्वन (पुं०) [ प्र+-शद्‌--क्वनिप्‌, तुट्‌ | समद्र, सागर । 

प्रशत्त्वरी | प्रशत््वन्‌--डीप्‌ू, र आदेश: | नदी । 

प्रशमः [ प्र+शम-+- धर ] !. शमन, शान्ति, स्वस्थ- 
चित्तता--प्रशमस्थितपूर्वपाथिवम्‌ --- रघु०  ८१५, 
कि० २।३२ 2. शान्ति, विश्राम 3. बझ्माना, उपशमन 
-+कु० २।२० 4. विराम, अन्त, विनाश -शि० 
२०।७३ 5. सान्त्वना, तुष्टीकरण--शि० १६।५१ । 

प्रशभन (वि०) (स्त्री०-नी) [ प्रमू--णिच्‌--ल्यद ] 
शानन्‍्त करने वाला, शान्तिस्थापित करने वाला धीरज 
बंधाने वाला, दूर करने वाला (रोग आदि को ) ,--नम्‌ 
शान्त करता, शान्ति स्थापित करना, धीरज बंधानता 
2. दमन करना, धंर्यंबंधाना, दिलासा देना, हलका 
करना --आपन्नातिप्रशमनफला: संपदो टृयृत्तमानाम्‌ 
“>मेघ० ५३ 3. चिकित्सा करना, स्वस्थ करना-- 
जेसा कि व्याधिप्रशमनम' में 4. (प्यास) बच्चाना, 
(आग) बचाना, दमन करना, मिटा देना 5. विराम, 
थामना 6. उपयुक्त रूप से प्रदान करना, सत्पात्र 
को प्रदान करना--मन० ७।५६, (सत्पात्रे प्रति- 
पादनम्‌--कुल्ल ०, परन्तु अन्य विद्वान इसका अगला 
अर्थ समझते हैँ) 7. प्राप्त करना, रक्षा करना, 
सुरक्षित रखना--लब्धप्रशमनस्वस्थमर्थन॑ समुपस्थिता 
रघ ० ४॥ १४ 68. बच, हत्या । 


प्रशभित (भू० क० कृ०) [प्र+शम्‌--णिच्‌+-क्त ] 
, सान्त्वना दी गई, धीरज बंधाया गया, स्वस्थचित्त, 
तुष्टीकृत, शान्‍्त किया गया 2. (आग) बुझाई गई, 
(प्यास) शान्‍्त की गई 3. प्रायबश्चित्त किया गया, 
परिशोधन किया गया--उत्तर० १।४० | 

प्रशस्त (भू० क० क्ृ०) [ प्र+श्ंस्‌--कक्‍्त | ?. प्रशंसा 
किया गया, तारीफ़ किया गया, श्लाघा की गई, 


( ६७७ ) 


स्तुति की गई 2. प्रशंसनीय, तारीफ़ के योग्य 
3. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 4. सौभाग्यशाली, प्रसन्न, आनन्दित, 
शुभ । सम०---अद्विः एक पहाड़ का नाम । 

प्रशस्तिः (स्त्री०) [ प्र|-शंस -|-क्तिन्‌ ] 4. प्रशंसा, स्तुति, 
तारीफ़ 2. वर्णन --उत्तर० ७ 3. किसी की (उदा० 
संरक्षक) प्रशंसा में लिखी गई कविता 4. श्रष्ठता, 
महत्त्व 5. शुभ कामना 6. निर्देशन, शिक्षण, निर्देश- 
नियम जंसा कि लिखप्रशस्ति' (लिखने का एक 
प्रकार) में । 

प्रशस्य (वि०) (म० अ०--श्रेयस्‌ या ज्यायस, उ० अ० 
“श्रेष्ठ या ज्येष्ठ) [ प्र--शंस-- क्यप्‌ ] प्रशंसा के 
योग्य, तारीफ़ के लायक़, श्रेष्ठ । 

प्रशाव (वि०) [ प्रशस्ता शाखा यस्य--प्रा० ब० ] 
, जिसकी अनेक शाखाएँ इधर उधर फंली हों 
2. गर्भपिण्ड की पाँचवीं अवस्था कहते हैं कि इस 
समय गर्भस्थित बालक के हाथ पर बन जाते हे), 
“खा छोटी शाखा या टहनी । 


प्रशाखिका प्रशाखा-|-कन्‌-|-टाप्‌ू, इत्वम्‌ ] छोटी शाखा, 
टहनी । 

प्रशान्त्त (भू० क० क्ृ०) [प्र+-शम्‌ --णिच्‌--क्त ] 
. शांत, शान्तिप्राप्त, स्वस्थचित्त 2. निशम्चल, सौम्य, 
निस्तब्ध, धीर, निरचेष्ट--अहो प्रशान्तरमणीयतो- 
द्यानस्य 3. पालतू, वशीकृत, दबाया हुआ 5. समाप्त, 
विरत, निवृत्त--तत्सवंभेकपद एवं मम प्रशांतम--मा० 
९।२६, प्रशान्तमस्त्रमू--उत्तर० ६ कार्य करने से 
रुका हुआ या निवृत्त' 5. मृत, मरा हुआ (दे० प्रपूवक- 
दम्‌ ) । सम०---आत्मन्‌ (वि०) स्वस्थमना, शान्ति- 
पूण, अचंचल,--ऊर्ज (वि०) क्षीणशक्ति, निस्तेज, 
विषण्ण,--काम (वि०) सनन्‍्तुष्ट,---चेष्ट (वि०) 
आराम करने वाला, विश्वांत, विरत,--बाध (वि०) 
जिसकी समस्त बाघाएँ व संकट दूर हो गये हैं-- 
कि० ११८ । 

प्रशान्ति: (स्त्री०) [प्रा० स० | . धैयं, शान्ति, मनकी 
स्थिरता, निःशब्दता, विश्राम 2. आराम, विराम, 
ठहराव 3. निराकरण करना, (प्यास) बुझाना, 
(आग ) बचाना । 

प्रशाम: [ प्र शम्‌--घझञा ] 4. ज्ान्ति, धैर्य, मनकी 
स्वस्थता 2. (प्यास) बुझाना, (आग) बुझाना, 
निराकरण करना 3 विश्राम । 

प्रशासनम्‌ [ प्र-शास्‌ --ल्युट्‌ | 4. शासन करना, हक्‌मत 
करना 2. आदेश देना, बल पूवेक वसल करना 
3. राज्य शासन । 

प्रशास्त (पुं०) [ प्र+शास्‌--तृच्‌ ] राजा, 
राज्यपाल । 

प्रशिथिक (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत ढीला । 


शासक, 


प्रशिष्यः [ प्रा० स० ] शिष्य का शिष्य, पड़शिष्य--शिष्य 
प्रशिष्यरुपगीयमानमबेहि तन्मंडनमिश्रधाम-शंकर ० । 
प्रशुद्धिः (स्त्री०) [ प्रा० स० | स्वच्छता, पवित्रता । 


प्रशोषः [ प्र-श्‌ष्‌्-+घरठा ] सूखना, सूख जाना, 
सूखापन । 

प्रन्‍्चोतनम्‌ [प्र--श्चृत्‌--ल्यूट ] छिड़कना, क्षरण--उत्तर ० 
२३।११ । 


प्रशनः | प्रच्छ---नझ ] 4. सवार, पूछताछ, परिपच्छा, 
परिप्रइन (अविज्ञातप्रवचनं प्रश्न इत्यभिधीयते) अना- 
मयप्ररन पूर्वकम्‌--श० ५, “कुशलक्षेम के प्रश्न के 
साथ 2. अदालती जाँच पड़ताल या गवेषणा 
3. विवादपद, विवादास्पद विषय, विवादग्रस्त दृष्टिकोण 
“:इति प्रश्न उपस्थित: 4. समस्या, हिसाब का प्रश्न 
--अहेँ ते प्रश्न॑ दास्यासि--मच्छ० ५ 5. भविष्य 
संबंधी पूछताछ 6. किसी ग्रन्थ का अनुभाग या परि- 
च्छेद । सम०--उपनिषद्‌ (नपुं०) एक उपनियद्‌ 
का नाम (इसमें छः प्रश्न तथा उनके छः: उत्तर हैं) 
-“बृूति:,-दृती (स्त्री०) पहेली, बुझौवल । 
प्रश्नथः | प्र|-श्रथ्‌ -अच्‌ ] शिथिलता, ढीलापन, शिथिली- 
करण । 
प्रश्नयः, प्रश्रयणम्‌ [ प्र--श्रि-+अच्‌, ल्यट वा ] . आदर, 
शिष्टता, सुजनता, विनम्रता, सम्मानपूर्ण अथवा 
शिष्टतायुक्त व्यवहार, विनय--समागर्तः प्रश्नयनम्न- 
मूतिभि:--शि० १२।३ २, रघु० १०७०, ८३, उत्तर० 
६।२३, सप्रश्रयम्‌ आदरपूर्वक, सबिनय 2. प्रेम, स्नेह, 
आदर--पंच० २॥२ । 
प्रश्चिति (भू० क० कृ०) [प्र+श्रि+क्त | सृजन, नम्न, 
शिष्ट, विनीत, शिष्टाच रणयक्त । 
प्रडहछ्दथ (वि०) [ प्रा० स० ] . बहुत ढीला या पिलपिला 
2. उत्साह-हीन, निस्तेज । ु 
प्रहिलष्ट (भू० क० क्ृ०) [ प्र--श्लिष -क्त | . मरोड़ा 
दिया हुआ, ऐँठा दिया हुआ 2. तकसंगत, युक्तियुक्त । 
प्रडलेष: [ प्र---श्लिष -/-घज्म ] घना संपक, संहति । 
प्रद्बास: | प्र|शवास ---घञा ] साँस, इवसन, 
प्रश्वासक्रिया । 
प्रष्ठ (वि०) [प्र+स्था-+-क | 4. सामने खड़ा हुआ 
-“रघु० १५२० 2. मख्य, प्रधान, अग्रणी, उत्तम, 
नेता --पुलस्त्यप्रष्ठ:---महावी ० १।३०, ६।३०, शि० 
१९।३२० । सम०--बाह (पुं०) हल जोतने के लिए 
सधाया जाता हुआ जवान बेल । 
प्रस (स्वा०, दिवा०--आ० प्रसते, प्रस्यते) !. बच्चे को 
जन्म देना 2. फंलाना, प्रसार करना, विस्तार करना, 
बढ़ाना । 
प्रसक्‍त (भू० क० क्ृ०) [ प्र-+-सञज्जू---क्त | . रूग्न, 
युक्त 2. अत्यन्त आसकत या स्नेहशील-पंच० १।१९३ 


श्वास- 


( ६७८ ) 


3, अनगामी, अनुषक्त 4. स्थिर, तुला हुआ, भक्त, 
व्यस्त, व्यसनग्रस्त, प्रयकक्‍्त--शि० ९।६३, इसी प्रकार 
घत," निद्रा) आदि 5. सटा हुआ, निकटस्थ 6. अवि 
च्छिन्न, निरन्तर, अनवरत-कि० ४।१८, रघु० 
१३१४०, मा० ४॥६, मालवि० ३।१ 7. हासिल, प्राप्त, 
लब्ध,--क्तम्‌ (अव्य०) निरन्तर, लगातार-- कि० 
१६९।५५ । 

प्रसकक्‍ति: (स्त्री०) [ प्र|-सञ्ज्‌ --+क्तिन ] !. आसक्ति 
भक्ति, व्यसन, संलग्नता, अन रक्ति 2. संबंध, संयोग 
साहचय॑े 3. प्रयोजनीयता, संबंध, प्रयोग जैसा कि 
अति प्रसक्ति' (अतिब्याप्ति) में 4. ऊर्जा, घेयें-- 
संतापे दिशतु शिवः शिवां प्रसकक्‍्तिम--कि० ५५० 
5, उपसंहार, घटाना 6. विषय, प्रवचन का विषय 
7. संभावना का घटित होना । 


प्रसंख्या [ प्रा० स० । . कुल योग, राशि 2. विचार विमर्श । 


प्रसंध्यानम्‌ [ प्र|/सम्‌ +र्या-ल्यूट ] . गिनना 2 
विचारण, मनन, गहन चिन्तन, भाव चिन्तन - श्रता- 
प्सरोगीतिरपि क्षणेउस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरों बभूव 
-+कु० ४।३० 3. कीौति, प्रसिद्धि, विश्वति,--नः 
अदायगी, भगतान । 


प्रसंग: | प्र+- सञ्ज --घञा_ ]. आसक्तति, भक्ति, व्यसन 
संलरतता---स्वरूपयोग्य सुरतप्रसंगं-- कु० ११९, 
तस्यात्यायतको मलस्य सतत द्यत प्रसंगेन किम्‌-मच्छ ० 
२११, शि० ११।२२ 2. मेल -जोल, अन्तःसंपक 
साहचरय, संबंध --निवर्ततामस्माद गणिका प्रसंगात्‌ 
--मच्छ० ४ 3. अवध मंथन 4. व्यस्तता, एकाग्रता 
कार्यपरता--अश्रविक्रियायां विरतप्रसंग:--कु० ३॥४७ 
5. विषय, शीषंक (प्रवचन या विवाद का) 6. अवसर, 
घटना -दिग्विजयप्रसंगेन--का ० १९१, यात्राप्रसंगेन 
--मा० १ 7. संयोग, समय, अवसर-- मनु ० ९।५ 
8. देवयोग, घटना, काण्ड, संभावना का होना-नेश्वरो 
जगत: कारणमपपयते कुतः वंषम्यनघृष्य प्रसंगात्‌ 
--शारी ०, एवं चानवस्था प्रसंग: -तदेव, कु० ७॥१६ 
9, संबद्ध तकंना, या यक्ति 0. उपसंहार, अनमान 
4., संबद्ध भाषा 2. अवियोज्य प्रयोग या संबंध 
(व्याप्ति) 3. माता पिता का उल्लेख (प्रसंगेन, 
प्रसंगत:, प्रसंगात्‌ --यह क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थ प्रकट करते हँ--4. के 
संबंध में 2. के फल स्वरूप, के कारण, क्‍योंकि, के 
में 3. अवसरानुसार 4. के क्रम में (यथा--कथा- 
प्रसंद्नेन वातचीत के सिलसिले में )। सम ०-निवारणम 
भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का रोकना,--बज्ञात 
(अव्य ० ) समय के अनसार, परिस्थितिवदश,-विनिर्वात्त 
(स्त्री०) इस प्रकार की संकटस्थिति की पुनरावत्ति 
का न होना । 


प्रसअजनम ( प)्र+सञ्ज्‌-ल्यट | 4. जोड़ने की क्रिया 
मिलाना, एकत्र करना 2. व्यवहार में लाना, सबल 
बनाना, उपयोग म॑ लाना । 

प्रसत्ति: (स्त्री०) [ प्र+सद्‌ --क्तिन ] . अनुग्रह, कृपा- 
लता, शिष्टाचार 2. स्वच्छता, पवित्रता, विशदता । 

प्रसन्‍्धानम्‌ [ प्र|/सम-+धा-+ल्यूद ] मिलान, मेल । 


प्रसन्‍न (भू० क० कृ०) [ प्र+-सद-+कक्‍्त ] !. पवित्र, 
स्वच्छ, उज्ज्वल, निर्मल, विमल, पारदर्शी--कु० १। 
२३, ७७४, श० ५।१२० 2. खुश, आननन्‍्दित, प्रतुष्ट 
शान्तं -गंगा शरहन्नयति सिन्धपति प्रसन्नामू--मुद्रा० 
३।९, गम्भीराया: पयसि सरितरचेतसीव प्रसन्नं--मेघ० 
४० (यहाँ प्रथम अथथ भी अभिप्रत है ), कु० ५॥३५ 
रघ्‌० २।६८ 3. दयाल , अनग्रहशील, कृपाल, मंगलप्रद 
-- अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम-रधु ०२।६३ 4. सरल 
गधा, स्पष्ट, सुबीध (अथ्थ) 5. सत्य, सही--प्रसन्नस्ते 
तक:--विक्रम ० २, प्रसन्नप्रायस्ते तक:--मा० ै, 
-“न्ताः . प्रसादत, अनुरंजन 2. खींची हुई मदिरा । 
सम ०--आत्मन्‌ (वि०) कृपालमना, मंगलप्रद,--ईरा 
सींची हुई मदिरा,--कल्प पड ०) |. शात्त प्राय 
2. सत्यप्राय--मुख--वदन (वि०) कृपाल॒दृष्टि वाला 
प्रसन्न चेहरे वाला, मुस्कराता हुसा,--सलिल (वि०) 
स्वच्छ पानी वाला । 


प्रसभः | प्रगता सभा समानाधिकारो यस्मात--प्रा ० व० |] 
बल, हिसा, प्रचण्डता--प्रसभो द्वतारि:--रघृ० २।३० 
--भेम्‌ (अव्य ०) 4. बलपूर्वेक, जबरदस्ती,-इन्द्रियाणि- 
प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः--भग० २६०, मन ० ८। 
३३२ 2. बहुत अधिक, अत्यंत--तवास्मि गीतरागण 
हारिणा प्रसभं हृतः--श० १॥५, ऋतु० ६२५ 
3. आग्रहपृवेक--भग० ११।४१। सम०-- दमनम 
बलपूवंक दबाना--श० ७।३३,--हरणम्‌ बलपृवक 
अपहरण । 
प्रसमीक्षणम, प्रसमीक्षा | प्र|-सम--ईक्ष +ल्‍ल्यट, प्रसम 
+ईक्ष्‌+ अडः -टाप | विचारण, धविचारविमश 
निर्धारण । 
प्रसयनम्‌ [ प्र/-सि+ल्‍ल्यूट ] . बंधन, कसना 2. जाल । 
प्रसरः [ प्र+स-+-अप्‌ | . आगे जाना, प्रगमन करना 
-“शै० १।२९ 2. मक्‍त या निर्बाघ गति, मक्त क्षेत्र 
पहुंच, गति-रघु० ८।२३, १६।२०, मुद्रा० ३।५, हि० 
१।१८६ 3. फेलाव, प्रसार, बिस्तर, विस्तार, फंलना 
>+शि० ९७१ 4. विस्तार, आयाम, बड़ी मात्रा 
शि० ३॥।३५ 8. प्रचलन, प्रभाव--शि० ३।१० 
6, सरिता, प्रवाह, धारा, बाढ़--पपात स्वेदाम्बप्रसर 
इव हर्षाश्ननिकर:-गीत० ११ 7, समह, 8. समच्चय 
द्, लड़ाई 9. लोहे का वाण 0. चाल व, विनम्र 
याचता । 


( ६७९ ) 


प्रसरणम्‌ [ प्र|-स-+ल्यट | . आगे जाना, दोड़ना, बहना 
2. बच निकलना, भाग जाना 3. दूर तक फंलाना 
4. शत्र को घेरना 5. सौजन्य । 

प्रसरणि:,.--णी [ प्र+स्‌+अनि, प्रसरणि-+डीष | शत्रु 

-कोघर लेना । 

प्रसपेणम [ प्र|/ सप्‌-- ल्यूट | . चलना, सरकना, आगे 
बढ़ना २. व्याप्त करना, सब दिशाओं म॑ फलना । 

प्रस (श) लः [ प्र+।शरलू--अच्‌, पक्षे पृषो० शस्य सः ] 
हेमंत ऋतु । 

प्रसवः [ प्र+सू+अप्‌ ] . जन्म देना, जनन, प्रसूति 
जन्म, उत्पादन 2. बच्चे का जन्म, गर्भ मोचन, प्रसूति 
-यथा आसन्नप्रसवा में 3. सनन्‍्तान, प्रजा, छोटे बच्चे 
बालक--केवलं वीरप्रसवा भूया:--उत्तर० १, कु० 
७।८७ 4. स्रोत, मूल, जन्मस्थान (आलं० से भी) 
कि० २।४३ 5. फल, मंजरी--प्रसवविभतिष भरुहां 
विरक्‍त:-शि० ७।४२, नीता लो भ्रप्रसवरजसा पाण्डुता- 
मानने श्री:-मेघ ०, कुंदप्रसतशिथिलं जीवितम्‌-- १ १३, 


रघु० ९२८, कु० १।५५, ४।४, १४, ८।५, ९, मा० 


९२७, ३१, उत्तर० २॥२० 6. फल, उत्पादन । 
सम०--उन्मख गर्भ से मक्‍्त होने वाला, उत्पन्न होने 
वाला --पतिः प्रतीत: प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददर्श--रघु० 
३।१२,-गहम्‌ प्रसूतिकागह, जच्चाघर,-धमिन्‌ (वि०) 
उपजाऊ, उबर, -- बन्धनस्‌ फल या पत्ते को डंठल 
वृन्त--बेदना,--व्यथा प्रसव काल की पीडा, बच्चा 
जनने का कष्ट,--स्थलो माता,-स्थानम्‌ . प्रसूतिका- 
गृह, 2. जाल । 


प्रसवकः [ प्रसवेन पृष्पादिता कायति शोभते--प्रसव --क 
-+-क] पियाल वक्ष, चिरोंजी का पेड़ । 

प्रसवतम [प्र/सू-+ल्यूट] . पंदा करना 2. बच्चे को 
जन्म देना, उपजाऊपन । 

प्रसवन्ति: (स्त्री ०) [प्र+-सू - झिंच्‌, अन्तादेश: ] जच्चा स्त्री । 

प्रसवन्तोी [प्र//स्‌ू+शत्‌--डीप्‌ | जच्चा स्त्री--त पद्यत 
प्रसवन्तीं च तेजस्कामों द्विजोत्तम:---मन्‌ ० ४४४ । 

प्रसवित (पुं०) [प्र+सू +वृ | पिता, प्रजनक । 

प्रसविन्नी [प्रसवित-डीप | माता । 

प्रसव्य (वि०) [प्रगतं सव्यात्‌ू-पप्रा० स०] प्रतिकूल 
व्युत्कांत, बायाँ, उलटा । 

प्रसह (वि ०) [प्र+सह +अच्‌] सहनशौल, सहिष्ण, सहन 
करने वाला,---हः . शिकारी जानवर या पक्षी 
2. मकाबला, सहन शक्ति, विरोध । 

प्रसहनः [प्र+सह +ल्यट] शिकारी जानवर या पक्षी 
-- नम्न . सामना करना, मकाबढा करता 2. सहन 
करना, बर्दाश्त करना 3. पराजित करना, विजय प्राप्त 
करना 4. आलिगन, परिरम्भण । 

प्रसहा (अव्य० ) [प्र+-सह_+- (क्त्वा) ल्यप्‌] . बल पूर्वक, 


प्रचण्डता के साथ, जब रदस्ती--प्रसह्य मणिमुद्ध रेन्मक र- 


वक्‍तुद॑ष्ट्राइक्रात--भतं० २।४, शि० १२७, 
2. अत्यधिक, अत्यंत । 
प्रसातिका [प्रगता साति: (नाश० )--सी +क्तिन्‌ - यस्या: 


-ज्रा० ब०, कप्‌ +टाप्‌ | एक प्रकार का चावल 
(छोटे दानों वाला ) । 


प्रसाद: [प्र+सद +घजा ] . अनग्रह, कृपा, दाक्षिण्य, 
कल्याणकारिता--कुरु दृष्टिप्रसादं 'कृपा दशन दीजिए , 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव--रघ० १॥१९, 
२।२२ 2. अच्छा स्वभाव, स्वभाव में करुणाशीलता 
3. घीरता, शान्ति, मन की स्वस्थता, सोम्यता, गांभीय, 
उत्तजना का अभाव--भग० २॥६४ 4. स्वच्छता 
. निमंछठता, उज्ज्वलता, पारदशिता, (पानी या मन 
आद्दि की) पवित्रता--गल्ढला रोध:पतनकलषा गृक्ल्तीव 
प्रसाइम--विक्रम० १।८, श० ७।३२, प्राप्तब॒द्धि 
प्रसादा:--शि ० ११।६, रघ० १७।१, कि० ९॥२५, 
5. प्रसादगुणय क्तता, शेली की विशदता, मम्मट के 
अनसार, तीन गणों में एक--प्रसाद गण, परिभाषा- 
शुष्केंन्चनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसव यः, व्याप्नो 
त्यन्यत्प्रसादोसी सर्वत्र विहितस्थिति:--काव्य ० ८ 
यावदर्थ कपदत्वरूपमर्थं वमल्यं प्रसादः, या अश्रतमात्रा 
वक्यार्थ करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य 
- रस०, दे० काव्या० १।४५, सा० द० ६११ भी 
6. भगवान्‌ की मूर्ति को भोग लगाया हुआ नंवेद्य का 
अवशिष्ट 7. चढ़ावा, पुरस्कार 8. शान्तिकर भेंट 
9. कुशल, क्षेम । सम०-- उन्मल (वि०) अनुग्रह 
करने के लिए तत्पर - पराड्मुख (वि०) . अनग्रह 
को वापिस खींचने वाला 2. जो किसी के अनग्रह की 
अपेक्षा न करे,--पात्रम अनग्रह का पात्र--स्थ (धि० ) 
, कृपाल, मंगलप्रद 2. शान्त, तुष्ट, आनंदित । 


प्रसादक (वि०) (स्त्री ०-दिका ) [प्र/सद्‌ +णिच-पण्वुल | 
. पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला, स्फटिक 
सद॒श विशद करने वाला 2. तसल्‍्ली देने वाला, ढाद्स्स 
बंधाने वाला 3. आनन्दित करने वाला, खुश करने 
वाला 4. अनुग्रह करने वाला, प्रसन्न करने वाला । 

प्रसादन (वि०) (स्त्री० नो) प्र+सद्‌-णिच्‌ --ल्यट | 
. पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला, निर्मल या 
विशद्ध करने वाला-फलं कतकवक्षस्य यद्यप्यम्बप्रसादनम 
“मन ० ६१६७ 2. सांत्वना देने वालाढहाढसबंघाने 
वाला 3, ख़श करने वाला, आनन्दित करने वाला 
-- नः राजकीय तंब्‌ ,-नम्‌ ]. निर्मल करना, पवित्र 
करना 2. सांत्वता देना, ढाढस बंधाना, शान्त करना, 
मन स्वस्थ करना, 3. प्रसन्न करना, तुष्ट करना 
4. कल्याण करना, अनग्रह करना,-- ना . सेवा, पूजा 

निर्मली करण । 


( ६८० ) 


प्रसादित (भू० क० कृ०) [प्र+सद-+णिच्‌ --क्त] 
. पवित्र किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2. खुश 
किया हुआ, प्रसन्न किया हुआ 3. पूजा किया हुआ 
4. धीरज बंधाया हुआ, सांत्वना दिया हुआ । 

प्रसाधक (वि०) (स्त्री०--धघिका ) [ प्र+-साध-ण्व॒लू ] 
. निष्पन्न करने वाला, पूरा करने वाला 2. पवित्र 
करने वाला, छानने वाला 3. सजाने वाला, अलंकृत 


करने वाला, ---क; पारवेचर, अपने स्वामी को वस्त्र: 


पहनाने वाला सेवक । 

प्रसाधनम्‌ | प्र-साध्‌--ल्यूट ] . निष्पन्न करना, कार्या- 
न्वित करना, करवाना 2. व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध 
करना 3. सजाना, अलंकृत करना, विभूषित करना, 
शरीरसज्जा, वेशभूषा--कु० ४॥१८ 4. सजावट, 
आभूषण, सजाने या विभूषित करने का साधन-कु० 
७।१२३, २०,--नः/नस,-नी, कंघी। सम०--बविधि: 
सजावट, पश्यंगार,--विशेषः सबसे ऊँचा श्वृंगार-प्रसाधन 
विधे: प्रसाधन विशेष:--विक्रम ० २।३ । 


प्रसाधिका [ प्रसार्धक--टाप्‌---इत्वम_] सेविका, वह दासी 
जो अपनी स्वामिनी के श्रृंगार की देख-रेख करे--. 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्पय --रघु० ७।७ । 

प्रसाधित (भू० क० कृ०) | प्र|-साध--क्त ] [. निष्पन्न, 
पूरा किपा हुआ, पूर्ण किया हुआ 2. विभूषित, 
सुसज्जित ! 

प्रसार: [ प्र+-स-घञा ] . फैलाना, विस्तार करना 
2. फेलाव, प्रसति, विस्तार, प्रसारण 3. बिछावन 
4. खाद्यान्वेषण के लिए देश में इधर उचर फील जाना । 

प्रसारणम्‌ [ प्र|-स्‌-णिच्‌--ल्युट्‌ ] . विदेशों में फैलना, 
बढ़ना, बृद्धि, प्रसति, फैलाव 2. फैलाना--यथा 
बाहुप्रसारणम्‌ में 3. शत्रु को घेरना 4. इंधन और 
घास के लिए समस्त देश में फल जाना 5. अधेंस्वर 
वर्णों (यरलव ) का स्वरों (इ, ऋ लू उ) में बदल 
जाना, संप्रसारण । 

#कीसारिणी [ प्र/-सू+णिनि डीप ] शत्रु को घरना । 


प्रसारित (भू० क० कृ०) [भप्र-+-सू+णिच्‌--क्त ] 
. प्रसार किया हुआ, फैलाया हुआ, प्रसत किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ 2. (हाथों की भांति) फैलाया 
हुआ 3. प्रदर्शित किया हुआ, रक्‍्खा हुआ, (बिक्री के 
लिए) रक्‍खा हुआ । 

प्रसाहः [प्र] |सह्‌ --घजञा | अपने प्रभाव में लाना, जीत 
लेना, पराजित करना । 

प्रसित (भू० क० कृ०) [ प्र+-सि-क्त ] ।. बांधा हुआ, 
कसा हुआ 2. संलग्न, व्यस्त, काम में लगा हुआ 
3. तुला हुआ, प्रबल इच्छुक, लालायित (करण० 
या अधि० के साथ)--लक्ष्म्या लक्ष्म्यां वा प्रसितः 
“सिद्धा ०, रघु० ८।२३,--तम्‌ पीव, मवाद । 


प्रसिति: (स्त्री०) [प्र--सि--क्तिन्‌ | 4. जाल 2. पट्टी 
3. बंधन, नमदे की पढ़ी । 

प्रसिद्ध (भू० क्‌० कृ० ) [प्र+-सिध्‌ -- कत ।, विश्व॒त, 
विख्यात, मशहूर 2. सजा हुआ, अलंकृत, विभूषित 
- रघृ० १८।४१, कु० ५१९, ७॥१६। 

प्रसिद्धिः (स्त्री०) [ प्र/-सिघ्‌-- क्तिन्‌ | . कीति, ख्याति, 
मशहूरी, विश्रुति 2. सफलता, निष्पन्नता, पूर्ति-कि० 
३।३९, मनु० ४।३ 3. श्यंगार, सजावट । 

प्रसोदिका [ प्रसाद्यतेधस्याम्‌--प्र +-सद्‌ -+ण्वुल, 
टापू, सीदादेश: ] वाटिका, छोटा उद्यान । 

प्रसुप्त (भू० क० क्ृ०) [ प्र-+स्वप्‌--क्त ] 4. सोया 
हुआ, निद्वित 2. प्रगाढ़ निद्रा में । 

प्रसुप्तिः (स्त्री०) [ प्र--स्वप्‌--क्तिन्‌ ] 4. निद्रालता, 
प्रमाढ़ निद्रा 2. लकवे का रोग । 


प्रसतु (वि०) [ प्र+सू--क्विप्‌ ] . प्रकाशित करने वाला, 
पंदा करने वाला, जन्म देने वाला--स्त्रीप्रसृश्चाधि- 
वेत्तव्या-याज्ञ ० १॥७३--(स्त्री०) 4. माता--मातर- 
पितरों प्रसूजनयितारो-अमर० 'जनक-जननी 2. घोड़ी 
3. फेलने वाली लता 4. केला । 

प्रसूका [ प्र+सू-+कन्‌ --ठाप्‌ ] घोड़ी । क्‍ 

प्रसृुत (भू० क० कृ०) [ प्र+सू +-क्त ] . उत्पन्न, जनित 
2. पैदा किया हुआ, जन्म दिया हुआ, उत्पादित,-तम्‌ 
. फूल 2. कोई उपजाऊ सख्रोत,--ता जच्चा स्त्री । 

प्रसतिः (स्त्री०) [ प्र+सू--क्तिन्‌ ] . प्रसर्जत, जनन, 
प्रसव 2. जन्म देना, पंदा करना, गर्भभोचन, बच्चे 
को जन्म देना-रघु० १४।६६ 3. बछड़े को जन्म देना 
4. अंडे देना--नं० १।१३५ 5. जन्म, उत्पादन, जनन 
--रघु० १०५३ 6. दर्शन, प्रकट होना, (फूलों का ) 
विकसन--रघ ० ५।१४, कु० १।४२ 7. फल, पेदावार 
8. संतति, प्रजा, अपत्य--रघु० १२५, ७७, र।४, 


इत्वम्‌, 


५७७, कु० २॥७, श० ६।॥२४ 9. उत्पादक, जनक, 
प्रस्रष्टा--रघृ० २।६३ 0. माता। सम०--जम्‌ 


प्रसव से उत्पन्न होने वाली पीडा,--वायुः प्रसव के 
समय गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली वाय्‌ । 


प्रसुतिका [ प्रसृत--ठन्‌--ठाप्‌ ] जच्चा स्त्री, वह स्त्री 
जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हैं । 

प्रसत ( . क० ०) [ प्र+सू-+कक्‍्त, तस्य नत्वम्‌ | 
पैदा किया गया, उत्पन्न,--नम्‌ . फूल-लतायां पूर्व 
लनायां प्रसुनस्यागमः कुतः:--उत्तर० ५।२०, रघु० 
२।१० 2. कली, मंजरी 3, फल सम०---8ृष्‌:,-बाण:, 
--वाणः कामदेव का विशेषण,--बर्षः पुष्पवृष्टि । 

प्रसनकम्‌ [ प्रसन-| कन्‌ ] . फूल 2. कली, मंजरी । 

प्रसत (भू० क० %०) [ प्र+सू्‌--क्त ] 7. आगे बढ़ा 

हुआ 2. पसारा हुआ, बढ़ाया हुआ 3, फलाया गया, 

प्रसारित किया गया 4. लंबा, लम्बा किया हुआ 


( ६८१ ) 


5. व्यस्त, लगा हुआ 6. फुर्तीला तेज 7. सुशील, विनीत 
-“-तः हाथ की खुली हथेली, अंजलि,--त:,--तम्‌ दो 
पल का माप,--ता ठांग । सम०-जः पुत्रों का विशिष्ट 
वर्ग, व्यभिचार जनित पुत्र, कुंडगोलकरूप । 

प्रसति: (स्त्री०) [ प्र+स्‌+-क्तिन ] !. आगे जाना, 
प्रगति 2. बहना 3. फेलाये हुए हाथ को हथेली 


अंजलि 4. मुदठी भर (यही दो पल की माप समझी 


जाती हूं) --परिक्षीणः कश्चित्स्पहयति यवानां प्रसतय 
“-भेत ० २।४५, याज्ञ ० २।११२ । 

प्रसुत्वर (वि०) [ प्र+-स-+-क्वरप्‌, तुकागमः | इधर उधर 
फेलने वाला--भामि० ४।१ । 

प्रसमर (वि०) [ प्र+-स--कक्‍्मरच्‌ ] बहता हुआ, चने 
वाला; टपकन वाला । 

प्रसष्ट (भू० क० कृ० ) | प्र-सजू--क्त ] . एक ओर 


डाला हुआ, त्यागा हुआ 2. घायल, क्षतिग्रस्त,-ष्टा 


फूलाई हुई अंगूली (अडःगुल्य: प्रसता यास्तु ताः प्रसष्टा 
उदीरिताः ) 


प्रसेक: [| प्र|-सिच --घञा | . बहना, रिसना, टपकना 
2. छिड़कना, आदर करना 3. उदगिरण, प्रस्नवण 
“कतु० ३।६ 4. उद्धमन, के । 

प्रसेदिका | --प्रसीदिका, पृ्षो ० ] छोटा उद्यान, वाटिका । 

प्रसेवः. प्रसेवकः | प्र+-सिव्‌-घछऊ्, प्रसेव--कन | 
. थला, (अनाज के लिए) बोरी 2. चमड़े की बोतल 
3. काष्ठ का बना छोटा उपकरण जो वीणा की गद॑न 
के नीचे लगाया जाता हैँ जिससे कि उसका स्वर अपेक्षा- 
कृत कुछ गहरा हो जाय । 

प्रस्कन्दनम | प्र--स्कन्द--ल्यट | . कद जाना, छलांग 
लगाना 2, विरेचन, जुलाब, अतिसार,--नः शिव का 
विशेषण । 

प्रस्कन्‍न (भू० क० क्०) [ प्र+-स्कन्द्‌ --क्त ] . फलांगा 
हुआ, छलांग लगाकर पार किया हुआ 2. पतित, 
टपका हुआ 3. परास्त,-न्नः . जातिबहिष्कृत 
2. पापी, अतिक्रमणकारी । 

प्रस्कुन्दः | प्रगतः कुन्द चक्रम--प्रा० स० ] गोलाकार 
बेदी 

प्रस्वलनम | प्र--स्खल--ल्यूट | . लड़खड़ाना 2. डगम- 
गाना, गिर जाना । 

प्रस्तरः | प्र+-स्त-+-अच | ., पणवण्या, प्ृष्पशय्या 
2, पर्यक, खटिया 3. समतल शिखर, हमवार, समतल 
4. पत्थर, चट्टान 5. मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न । 

प्रस्तरणम्‌,--णा [ प्र-+स्तुृ+ल्यूद | 4. पलंग 2. शय्या 
3. बिछोना । 

प्रस्तार: | प्र-+स्त्‌+-घधञ्य | . बखरना, फलाना, आच्छा- 
दित करना 2. पुष्पशय्या, पर्णशय्या 3. पलंग, खाट 
4. चपटी सतह, समतल -हमवार 5. वनस्थ्कछी, जंगल 


८६ 


6. (छन्द० में) संभावित भेदों समेत छन्‍्द की ह्ृस्व 
तथा दीघे मात्राओं की द्योतिका तालिका । 

प्रस्ताव: | प्र-स्तु+घञआ | !. आरभ, शुरू 2. आमख 
3. उल्लेख, संकेत, संदर्भ--नाममाश्रप्रस्ताव:---श ० 
७ 4. अवसर, मोका, समय, कतु, उपयक्तकाऊु 
>-प्वराधप्रस्तावो5्यं न खल परिहासस्थ समयः--भा ० 
९।४४, शिष्याय बहतां पत्य: प्रस्तावमदिशद्द्शा 
>5शि० २८ 8, प्रवचन का प्रयोजन, विषय, शीर्षक 
6. नाटक की प्रस्तावना--दे० “प्रस्तावना नीचे । सम ० 
--यज्ञः ऐसा वार्तालाप जिसमें प्रत्येक अन्तर्वादी 
भाग ले। 


प्रस्तावना [ प्र+स्तु-णिच-+-य च -टाप ] ॥. प्रशंसित 
या उल्लिखित होने का कारण बनना, प्रशंसा,सराहना 
2. शुरू, आरंभ-आयंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम 
महावी ०-१५४ 3. परिचय, भूमिका, आमुख-प्रस्ता- 
वना इये कपटनाटकस्य--मा० २ 4. नाटक के 
आरंभ में सूत्रधार तथा किसी एक पात्र के बीच में 
हुआ परिचयात्मक वार्तालाप (इसमें नाटककार तथा 
उसकी योग्यता का परिचय देकर श्रोताओं के सम्मुख 
नाटक की घटनाओं को रक्‍खा जाता हु) परिभाषा के 
लिए दे० “आमख  । 


प्रस्तावित (वि०) [ प्र+स्तु+णिच्‌--क्त ] . आरंभ 


किया हुआ, शुरू किया हुआ 2. उल्लिखित, इज्ित 
“>मा० रे।३े । 


प्रस्तिरः [ -- प्रस्तर: नि० इत्वम्‌ ] प्‌णशय्या, पृष्पशय्या । 

प्रस्तोत.-म (वि०) [प्र+-स्त्य-|--क्त, संप्र०, पक्ष तस्य 
मः | ]. कोलाहल करने वाला, शब्दायमान 2. भीड़- 
भड़कका, झण्ड बनाते हुए । 

प्रस्तुत (भू० क० क्ृ०) [प्र+स्तु+क्त] 4. जिसकी 
प्रशंसा की गई हो, या स्तुति की गई हो 2. आरंभ 
किया हुआ, शुरू किया हुआ 3. निष्पन्न, कृत, कार्या 
न्वित 4. घटित 5. उपागत 6. प्रस्तुत किया गया 
उद्घधोषित, विचाराधीन या विचारणीय (दे० प्रपृवक 
स्तु),--तम्‌ !. उपस्थित विषय, विचाराधीन विष्छ/ 
--अधना अ्रस्तुतमनस््रियताम्‌ 2. (अलं० श्ञा०) 
विचार के विषय की रूपरेखा बनाना, उपमेय, दे० 
'प्रक्रू; अप्रस्तुतप्रशंसा सा या संब प्रस्तुताश्रया 
“>काव्य० १० । सम०-अड्धक्रः एक अलूंकार जिसमें 
श्रोता के मन में निहित किसी बात को प्रकाशित 
करने के लिए संचारी परिस्थिति का उल्लेख किया 
जाता हें, दे० चन्द्रा० ५१६४, और कुब० (प्रस्तुतांकुर 
के नीचे) । 

प्रस्थ (वि०) [प्र|-स्था--क] . जाने वाला, दर्शन करने 
वाला, पालन करने वाला--यथा “ानप्रस्थ' में 

। थ.यात्रा पर जाने वाला 3.फंलाने वाला, विस्तार करने 


( ६८२ ) 


वाला 4. दढ़, स्थिर,--स्थः,--स्थम् . समतलभमि, 
चौरस मदान, जंसा कि औषधिप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ में 
2. पवत के शिखर पर समतलर या चौरस भमि,-प्रस्थ॑ 
हिमादे मंगताभिगन्धि किचित्कक्‍्वणत्किन्नरमध्यवास-कु० 
१।५४, मेघ० ५८ 3. पहाड़ का शिखर या चोटी 
“शि० ४॥।११ (यहाँ यह चोथे अर्थ को भी प्रकट 
करता है) 4. एक विशिष्ट माप जो ३२ पढों के 
बराबर होता हैं 5. 'प्रस्थ' के तोल के बराबर कोई 
वस्तु+ सम०--पुष्प: तुलसी का एक भेद, दोना 
मरुआ । 

प्रस्थम्पच (वि० ) [प्रस्थ --पच्‌ --अच्‌, म्‌मागम: | प्रस्थमात्र 
पकाने वाला। 

प्रस्यानम [प्र+स्था--ल्यूट | . प्रयाण करना, कूच करना 
बिदा, प्रगमल करना--प्रस्थानविक्लवगतेरवलंम्बनायथंम 
--द० ५१३, रघृ० ४॥८८, मेघ० ४१, अमरू ३१ 
2. पहुंचना--कु० ६।६१ 3. कूच करना, किसो सेना 
का या आक्राम का कूच करना + प्रणाली, पद्धति 
5, मृत्य, मरण 6. निरकृष्ट श्रेणी का नाटक--दे० 
सा० द० २७६, ५४४। 


प्रस्थापनम [प्र+-स्था--णिच्‌ --ल्यद, पुकागमः | . भेजना, 

”जतितर-बितर करना, प्रेषित करना 2. दूतावास मे 
नियक्ति 3. प्रमाणित करना, प्रदशेन करना 4 उप- 

. योग करना, काम में लगाना 5. पशुओं का अपहरण । 

प्रस्यापित (भू० क० कृ०) [प्र+स्था--णिच्‌--क्‍त, 
पुकागम: ] . भेजा गया, प्रेषित 2. स्थापित, सिद्ध । 

प्रस्यथित (भू० क० कृ०) [प्र--स्था--क्‍्त] प्रयात, आगे 
बढ़ा हुआ, बिदा हुआ, विसजित, यात्रा पर गया हुआ 
(दे० प्रपृवक 'स्था ) । 

प्रस्यिति: (स्त्री०) [प्र+स्था--क्तिन] 4. चले जाना, 
बिंदा होना 2. कूच करना, यात्रा । 

प्रस्तः [ प्र/-स्ता-क ] स्नान-पात्र । 

प्रस्तवः [प्र स्न+-अप] 4. उमड़ कर बहना, बह निक- 
लना, नि:लवण--उत्तर ० ६।२२ 2. (दूध की ) धार 

#%# या प्रवाह--रघु० १८४ । 


प्रसनुत (भू० क० कृ०) [प्र+स्न-+कक्‍्त] झरता हुआ, 


रिसता हुआ, बहकर निकलता हुआ। सम०--स्तनी 


वह स्त्री जिसकी छाती से (मातृस्नेह/तिरेक के कारण) 
४. दूघ टपकता है-उत्तर० ३ । 
प्रस्यषा [प्रा० स०] पोत्रव्ध्‌ । 
. प्रस्पन्दनम [प्र--स्पन्द --ल्यूट |] धड़कन, 
-कंपकंपी । 
(वि०) [प्र-+-स्फुट-+-क |] . खिला हुआ, विकसित, 
(फूल आदि) फूला हुआ 2. उद्धघोषित, प्रकाशित, 
(रिपोर्ट आदि) फंलाई हुई 3. सरल, साफ, प्रकट 
स्पष्ट | 


थरथराहट, 


प्रस्फुरित (भू० क० कृ०) [प्र+स्फुर-+-क्त] ठिदुरता 

हुआ, कापता हुआ, थरथराता हुआ, कम्पायमान । 
प्रस्फोटनम [प्र--स्फुट--ल्यूट] 4. फट निकलना, खिलता 

मकुलित होना 2. स्पष्ट या साफ करना, खोलना, प्रकट 
करना 3. टुकड़े-ट कड़े करना 4. खिलाना, विकसित 
करना 5. अनाज फटकना 6. छाज 7. छंतना, पीटना 

प्रस्ेसिन (वि०) (स्त्री०-नी ) [प्र+ख्लंस--णिनि] समय 
से पूर्व गिर जाने वाला (गर्भ), कच्चा गिरना | 

प्रत्॒वः [प्र/-स््ू+अप | . बद-बँद गिरना, टपकना, बहना 
रिसना 2. बहाव, धारा 3. औड़ी या स्तन से टपकने 
वाला दूध--प्र्नवेण (पाठान्तर 'प्रस्रवेन') अभिवषेन्‍न्तो 
वत्सालोकप्रवरतिना--रघु ० १८४ 4. मूत्र,--वा:-( व० 
वर्ग उमड़ते हुए आँस । 

प्रसवणम्‌ [प्र-|-स्र कान--ल्‍ल्यट्‌ | . बह निकलना, उमड़ना, 
टपकना, झरना, बूंद बूंद गिरना 2. स्तन या औड़ी से 
दूध बहना- (वृक्षकान्‌ ) घटस्तनप्रश्नवणव्यंवधयत्‌-कु ० 
५।१४ 3. जलप्रपात, प्रपातिका, नि्नेर 4. झरना 
फोवारा-समाचिता: प्रस्नवण: समन्तत:-ऋतु० २॥१३ 

, मन्‌० ८।२४८ याज्ञ० १॥१५९ 5. नाली, टोंटी 

6. पहाड़ी सरिताओं से बना पोखर, पल्वल 7. स्वेद, 
पसीना 8. मत्रोत्सगें,--णः एक पहाड़ का नाम--जन- 
स्थानमध्यगो गिरि: प्रस्रवणो नाम--उत्तर० १। 

प्रखाव: | प्र+खल्लन+घका |. बहाव, उमड़न, मूत्र । 

प्रजुत (भू० क० क०) [प्र+स््न+क्त | उमड़ा हुआ, 
टपका हुआ, बंद-बूंद कर गिरा हुआ, रिसा हुआ 
(सवा) नः [ प्र+स्वन्‌--अपू, घछञा वा | ऊँची 
आवाज । 

प्रस्यापः | प्र--स्वप --घछका ] 4. निद्रा 2. स्वप्न 3. निद्रा 
लाने वाला अस्त्र । 


प्रस्वापनम्‌ [ प्र|-स्वष्‌ -- णिच्‌ +-ल्यद | . सुलाना, निद्वित 
करना 2. एसा अस्त्र जो आक्रान्त व्यक्ति को सला दे 
-“ रघ्‌ु० ७।६१। 

प्रस्विन्चन (भू० क० कृ०) [ प्र-+स्विद +-क्त ] पसीना 
आया हुआ, पसीने से तर । 

प्रस्वेद: [ प्र/-स्विद -- घर ] बहुत अधिक पसीना । 

प्रस्वेदित (भू० क० कृ०) [ प्र+स्विद्‌--णिच्‌ --क्त | 
. स्वेदाच्छन्न, पसीने से सराबोर, पसीना आया हुआ 
2. पसीना लाने वाला, गर्म । 

प्रहणनम [ प्र+-हन -+ल्‍ल्यूद | वध, हत्या । 

प्रहत [ प्र +हन्‌-क्त ] . घायल, वध किया हुआ, मारा 
हुआ 2. पीटा हुआ, (ढोल आदि) बजाना --स .स्तयं 
प्रहतपुष्कर: कृती-रघ्‌ू ० १९।१४, मेघ० ६४ 3. पीछे 
ढकेला हुआ, विजित, पराजित 4. फलाया हुआ, फलाया 
हुआ 5. सटा हुआ 6. (पंगडंडी ) घिसा-पिटा, गतानु- 
गतिक 7, निष्पन्न, विद्वान । 


( (६८३ ) 


प्रहरः [ प्र/+ह--अप्‌ ] दिन का आठवाँ भाग, प्रहर (तीन 
घंटे का समय )-प्रहरे प्रहरेडइसहोच्चारितानि गामानये- 
त्यादिषदानि न प्रमाणम्‌--तके ० । 

प्रहरकः [ प्रहर-+कन्‌ | एक पहर । 

प्रहदणम्‌ | प्र+ह+ल्यय ] 4. प्रहार करना, मारना 
2, डालना, फंकना 3. थावा करना, आक्रमण करना 
4. घायल करना 5. हटाना, बाहर निकालना 6. शस्त्र 
अस्त्र, -या (उबंशी) सकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्थ 
“विक्रम० १, रघ्‌ ० १३॥७३ भग० १९, मा० ८।॥९ 
7: संग्राम, युद्ध, लड़ाई 8. ढकी हुई पालकी या डोला । 

प्रहरणोयम्‌ | प्र+-ह-+अनीयर ] अस्त्र, शस्त्र । 

प्रहरिन्‌ (१०) [ प्रहर-इनि ] !. रखवारहा 2. पहरेदार, 
घंटी वाला । 

प्रहतें (वि०) [प्र+ह-+तच्‌ ] . प्रहार करने वाला, 
पीटने वाला, हमला करने वाला 2. लड़ने वाला, 
संयोधी, थीद्धा 3. तीरंदाज, निशाने बाज, घनुघर । 

प्रहषं: [ प्र+हृष्‌ +घज्म| ] !. अत्यधिक हफष॑ं, अत्यानतन्‍्द, 
उल्लास--ग्रुः प्रहषे: प्रवभूव नात्मनि--रघु ० ३।१७ 
2. लिज्ज का खड़ा होना । 

प्रहषेगम्‌ [ प्र+हष्‌्+ल्यूट ] उल्लसित करना, प्रहृष्ट 
करना, आनन्दित करना,--णः बध ग्रह । 

प्रहष (षि) णी [ प्र+हफष्+शणिच्‌-- ल्यूट +डीप्‌-प्र 
+हँप्‌-णिच्‌--णिनि+डीष्‌ ] . हल्दी 2 एक 
छन्द का नाम, दे० परिशिष्ट । 

प्रहषुलः [ प्र+हृष्‌ +उलच्‌ | बुध ग्रह । 

प्रहुसनम्‌ [ प्र-हस्‌ | ल्यूट्‌ | . जोर की हँसी, अट्टहास, 
खिलखिलाकर हँसना 2. मजाक, ठिठोली, व्यंग्यौक्ति, 
उपहास--धिक प्रहसनम्‌--उत्तर० ४ 3. व्यंग्यलेख, 
व्यंग्य 4. स्वांग, तमाशा, हँसी का सुखान्त नाटक 
--सा० द० में दी गई परिभाषा--भाणवत्सन्धिसध्यं- 
ज्रलास्याड्रा ड्रंविनिभितम्‌, भवेत्परहसन वृत्तं निन्‍्यानां 
कविकल्पितम्‌--५५३ तथा आगे, उदा० “कन्दर्पकेलि'। 

प्रहसन्तो [प्र/-हस -+शत्‌ --डीप्‌ | . एक प्रकार की चमेली, 
जुही, यूथिका, बासन्ती 2, एक बड़ी अंगीठी । 

प्रहसित ( भू० क० क० ) [प्र-+हसू+क्त | हँसता 
हुआ,--तमभ्‌ हँसी, हास्य । 

प्रहस्तः | प्रतत: प्रस॒तो हस्त:--प्रा० स० ] !. खुला हाथ 
जिसकी अँगुलियाँ फैली हों, (थप्पड़) 2. रावण के 
एक सेनापति का नाम) । 

प्रहाणम्‌ [ प्र+हा+ल्युट | त्यागना, छोड़ना, भूल जाना 
“-“मनु० ९५।५८ । 

प्रहाणिः (स्त्री०) [प्र|-.हा+नि, णत्वम्‌]| 4. त्यागना 
2. कमी, अभाव ॥ 

प्रहार: [प्र+-ह+-घञा] । वार करना, पीटना, चोट 

करना--याज्ञ० ३।२४८ 2. घायरूू करना, मार 


डालना 3. आघात, मुक्का, चोट, ठोकर, घोौल---रघु ० 
७।४४, मृष्टिप्रहार, तलप्रहार आदि 5. ठोकर- जैसा 
कि पादप्रहार: और लत्ताप्रहार: में 6. गोली मारना । 

प्रहारणम्‌ [प्र/ह-+णिच्‌ -- ल्यूट] वाञज्छनीय उपहार । 

प्रहात: [प्र+हस-+घजञा] 4. ज्ञोर की हंसी, अटद्वहास 
2, मज़ाक, दिललगी, हंसी 3. व्यंग्योक्ति, - व्यंग्य 
4. न॒तेंक, नट, पात्र 5, शिव 6. दशेन, दिखावा 
-वेणी० २।२८ 7. एक तीर्थ स्थान का नाम--तु ० 
प्रहास । 

प्रहासिन्‌ (पुं०) [प्र+हस्‌ --णिच्‌ -णिनि] विदृषक, 
मसखरा । क्‍ 

प्रहिः [प्र+हि- विवप्‌] कुआँ । 

प्रहित (भू० क० ०) [प्र+घा-+क्‍्त] 4. रक्‍्खा हुआ, 
प्रस्तुत किया हुआ 2. बढ़ाया हुआ; फैलाया हुआ 
3. भेजा हुआ, प्रेषित, निदेशित--विचारभागंप्रहितेन 
चेतसा---कु० ५।४२ 4. छोड़ा हे निशाना लगाया 
हुआ (तीर आदि का) 5. नियुक्त किया गया 
6. सम॒चित, उपयुक्त,-- तम््‌ चाट, चटनी । 

प्रहोण (भू० क० कृ०) [प्र+हा-+कक्‍्त, ईंत्‌, तस्य नः, 
णत्वम्‌ | छोड़ा गया, खाली किया गया, त्यागा गया, 
-- णम्‌ विनाश, निराकरण, घाटा । 

प्रहुतः, -- तम्‌ [प्र/हु+क्त ] भूतयज्ञ, बलिवेश्यवदेव, दैनिक 
पाँच यज्ञों में एक, तु० मनु० ३७४ । 


ध्रहत (भू० क० कृ०) [प्र+ह-+-क्त] पीटा गया, आघात 


किया गया, चोट किया गया, घायल किया. गया । 

--तम्‌ म॒कक्‍का, प्रहार, चोट । 

प्रहृष्ट (भू० क० कृ० ) [प्र+हृष्‌ --क्त ] !. खुश, प्रसन्न, 
आनंदित, आह्वादित 2. पुलकित करना, रोमांचित 
करना (रोंगटे खड़े होना) । सम ०--आत्मन्‌- चित्त, 
ः+सनस्‌ (वि०) मन से खुश, हृदय से आनन्दित । 

प्रहष्टफ: [ प्रहृष्ट -- कन्‌ | काक, कीवा । 

प्रहेलकः [प्र|/हिल--"बुल] 4. एक प्रकार का सुहाल, 
मीठी रोटी 2. पहेली--दे० नी० 'प्रहेलिका' । 

प्रहेशा [प्र/हिल--अ#+टाप्‌] मृक्‍त या अनियंत्रित 
व्यवहार, शिथिल आचरण, रंगरेली, विहार । 

प्रहेलि: (स्त्री ०), प्रहेलिकों [प्र/-हिल --इन्‌, प्रहेलि --कन्‌ 
+दाप्‌] पहेली, बह्लौवल, कूट प्रश्न, विदग्धम्‌ ख- 
मंडन में दी गई परिभाषा --व्यक्तीकृत्य कमप्य्थ 
स्वरूपार्थस्य गोपनात्‌, यत्र बाह्यन्तरावर्थों कथ्यते सा 
प्रहेलिका । यह आर्थी और शाब्दी दो प्रकार की है । 
तरुण्यालिज़ितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रित:, गुरूणां 
सन्निधानेषपि कः कूजति महुमहु:। (यहाँ पहेली का 
उत्तर हँ-ईषदूनजलपूर्णकुभ:) यह आर्थी का 
उदाहरण हे। सदारिमध्यापि न वरियक्ता नितान्‍्त- 
रक्ताप्यसितेव नित्यं-यथोक्‍्तवादिन्यपि नैव दूती का. 


( ६८४ ) 


नाम कान्‍्तेति निवेदयाश । (यहाँ पहेली का उत्तर हैं 
--सारिका ) यह शाब्दी का उदाहरण हूँ। दण्डी ने 
सोलह प्रकार की पहेलियाँ बतलाई हँ--काव्या ० 
२।९६-- ९२४ । | 
प्रक्न्न (भ० क० कृ०) [प्र+हछ्लाद-क्त, हस्व:। खुश, 
आनंदित, प्रसन्न. । 
प्रह्ा (हो) दः [प्र+ल्लाद+घञ, रलयोरंक्यम्‌] 
. अत्यधिक ह॒र्ष, प्रसन्नता, खशी, आनन्द 2. शब्द 
आवाज़ 3. हिरण्यकशिपु राक्षस के पुत्र का नाम 
(पद्मपुराण के अनुसार प्रह्लाद अपने पूव जन्म मे 
',ब्राह्मण था। जब उसने हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्म 
लिया तो भी उसकी विष्ण के प्रति अनन्यभक्तति बनी 
रही । उसका पिता यह नहीं चाहता था कि उसका 
अपना पुत्र ही उसके घोर शत्र देवों का ऐसा पक्‍का 
भकक्‍त बने ! अत: उससे छूटकारा पाने के उद्देश्य से 
उसने अपने पुत्र प्रहलछाद को नाना प्रकार की यातनाएँ 
दीं। परन्तु विष्ण को कृपा से प्रह्लाद का कुछ नहीं 


बिगड़ा, उसने और भी अधिक उत्साह से इस बात का 
उपदेश करना आरम्भ कर दिया कि विष्ण स्वव्यापक, 
सर्वेज्ञ और सर्वंशक्तिमान है । हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश 
में प्रह्दाद से पूछा कि बता कि यदि विष्ण स्वव्यापक 
है तो इस वक्ष के स्तंभ में वह मझें क्‍तों नहीं दिखाई 
देता ? इस पर प्रह्धाद ने स्तंभ पर मुक्‍्के का आघात 
किया (दूसरे मतानसार स्वयं हिरण्यकशिपु ने क्रोध में 
भरकर अपने पुत्र के विश्वास की मखंता का उसे 
विश्वास दिलाने के लिए स्वयं स्तंभ को ठोकर मारी) 
फुलत: विष्णु नरसिंह (अध मनुष्य तथा अधे सिंह) 
के रूप में प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु के टकड़े टकड़ 
कर दिये । प्रह्लाद अपने पिता का उत्तराधिकारी बना 
और बद्धिमत्ता पृूवक, तथा न्यायपूर्वेक राज्य किया ) 
प्रह्ला (ह्वा)दन (वि०) [ प्र+ क्वलादू+ णिच्‌ +-ल्यूट्‌, रल- 
योरक्यम्‌ | आनन्द देने वाला, प्रसन्न करन वाला 
--रघु० १३।४,--नम्‌ हष॑ या प्रसन्नता पंदा करना 


आनन्द देना, खुश करना--यथा प्रह्लादनाच्चन्द्र 
““रघ्‌ृ० ४।१२ । 
अत ( ) | प्र-+ छू -- वन्‌ नि० साध | . ढलवों, 


तिरछा, झूका हुआ -- शि० १२॥५६ 2. झकता हुआ 
नोचे को झुका हुआ, विनम्न,-- विनीत एप प्रद्धी$स्मि 
भगवन्‌ एपा विज्ञापना च नः-महावी ० १।४७, ६।३७ 
3, दीन, बिनीत, सुशील, विनयी-- प्रह्लेष्वनिवंन्धरुषो 
हि सन्‍त:--रघ० १६।८० 4. अन रक्त, भक्त, व्यस्त, 
आसक्त । सम०--अज्जलि (वि०) सम्मान के चिह्न 
स्वरूप दोनों हाथ जोड़ कर सिर झुकाए हुए । 
प्रह्ययनति (ना० धा०--पर०) विनीत करना, वशवर्ती 
बनाना । 


प्रहलिका (स्त्री०) दे० प्रहेलिका । 

प्रह्यायः [ प्र+ह्वे+घर्ा | बुलावा, आमंत्रण, भिमंत्रण । 

प्रांश (वि०) [ प्रकृष्टा अंशवो यस्य-प्रा० ब० | . ऊँचा 
लंबा, कद्टांवर, ऊंचे कद का (मनुष्य )-शालदप्रांशमंहा- 
भूज:--रघ० १॥१३, १५।१९ 2. लंबा, बढ़ाया हुअत् 
>-श० २।१५,--शुः लंबा मनुष्य, बड़े कद का 
आदमी-प्रांशुलम्ये फले लोभादुदबाहुरिव वामन 
“रेघ्‌ ० १२ । 

प्राक (अव्य०) [ प्राचि सप्तम्यर्थ असिः तस्य लक |] 
], पहले (अपा० के साथ)--सकलानि निम्ित्तानि 
प्राकप्रभाताततो मम--भट्गि० ८।१०, ६, प्राक्‌ सुष्टे 
केवलात्मनं-- कु० २।॥४, रघ० १४७८, श० ५२१ 
2. सबसे पहले, पहले ही-प्रमन्यवः प्रागपि कोशरकलेन्द्रे 
-- रघ० ७।३४ 3. पहले, पूव, पव॑ अंश म॑ (पुस्तक 

)-इति प्रागेव निर्दिष्टम---मन ० १।७१ 4. पव में, 

से पू दिशा में--प्रामात्प्राक्‌ पर्वत: 5. सामने 6. जहाँ 
तक हो वहाँ तक, पर्यत, तक--प्राक्‌ कडारात्‌ । 


प्राकटयम्‌ [ प्रकट+ष्यव्म_ |] प्रकट करना, प्रकाशित 


करना के ति। 
प्राकर्राणक (वि सत्री०--क्वी) [ प्रकरण --ठक | 
विचा रणीय विषय से संबंध रखने वाला, प्रस्तुत विषय 
(अलंकार श्ञास्त्रियों द्वारा प्रायः “उपमेय के अथ॑ 
में प्रयुक्त हआ हूँ) से संबद्ध,-अप्राकरणिकस्यथाभिधानन 
प्राकरणिकस्याक्षेपो5प्रस्तुतप्रशंसा-काव्य ० १० । 
प्राकषिक (वि०) (स्त्री०-- की) | प्रकर्ष +-ठक | श्रेष्ठतर 
या अधिक अच्छा समझा जाने का अधिकारी । 
प्राकषिकः [ प्र।आ-+-कष्‌--इकन्‌ | . लोंडा, गांड 
2. दूसरे को स्त्री से अपनी जीविका चलाने वाला । 
प्राकाम्यम्‌ [ प्रकाम+ष्यञण |] . इच्छा की स्वतंत्रता 
--प्राकाम्यं ते विभूतिष--कु० २॥११ 2. स्वेंच्छा- 
चारिता 3. अनिवाये संकल्प, शिव को आठ प्रकार 
की सिद्धियों में से एक (जिसकी प्राप्ति से सब 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं) दे० सिद्धि । 


प्राकृत (वि०) (स्त्री०-ता,-ती) [ प्रकृति--अण्‌ | 
. मौलिक, नंसगरिक, अपरिवर्तित, अविकृत-स्याताम- 
मित्रो मित्रे च सहजप्राकृतावपि--शि ० २॥।३६, (इस 
पर देखो मल्लि०) 2. प्रचलित, सामान्य, साधारण 
3. असंस्क्रत, गंवार, असभ्य, अशिक्षित--प्राकृत इबव 
परिभूषमानमात्मानं न रुणत्सि--का० १४६, भग० 
१८।२४ 3. नगण्य, महत्त्वहीन, तुच्छ--म॒द्रा० १, 
4. प्रकृति से उत्पन्न-- प्राकृतों लयः प्रक्नति में ही 
पुनः लीन होना! 5. प्रान्तोय, देहाती (बोली), दे० 
नी०,--त: ओछा मनष्य, साधारण व्यक्ति, देहाती 
पुरुष,---तम्‌ एक देहाती या प्रान्तीय बोली जो संस्कृत 
से व्यत्पन्न तथा उससे मिलती-जलत्ी हं-प्रकृति 


( ६८५ ) 


संस्कृत तत्र भवं॑ं तत आगतं च प्राकृतम्‌--हेम ० 
(इनमें बहुत सी बोलियाँ संस्कृत नाटकों में निम्न 
श्रेणी के पात्रों या स्त्री पात्रों द्वारा बोली जाती हैं ) 
तख्वस्तत्समोी देशीत्यनंक: प्राकृतक्रम:---काव्या ० 
१।३३, ३४, ३५ त्वमप्यस्मादशजनयोग्ये प्राकृतमा्गं 
प्रवत्तोशस--विद्ध १। सम०--अरिः नसगमिक श्र 
अर्थात पड़ौसी देश का शासक दे०, शि० २।२६ पर 
मल्लि ०,---उदासीनः नसगिक तटस्थ अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नसगिक मित्र राज्य के परे हें,---ज्वर 
सामान्य या साधारण बुखार,--प्ररूयः विश्व का पूर्ण 
विघटन,--मित्रम॒नेसगिक मित्र अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नेसगिक शत्रु राज्य से मिला हुआ 
(अथवा जिसका देश उस देश से पृथक ह॑ जिसके साथ 
.... मित्रता का संबंध हो चुका है ) 

प्राकृतक (वि०) (स्त्री०-कीौ) [ प्रकृति+ठज्ज | 
. नैसर्गिक, प्रकृति से व्युत्पन्न--महावी० ७।३९ 
2. भ्रान्तिजनक, भ्रमोत्पादक । 


ईक्तक्क (वि०) (स्त्री०--ती ) [ प्राच-+ट्यू, तुडागमः | 
. पहला, पूर्व का, पिछला--प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्या 
--कु० १।३० 2. पुराना, प्राचीन, पहले का 3. पूव- 
जन्म से संबद्ध, या पूवेजन्म में किये हुए काय 
-सस्कारा: प्राक्तना इंव--रघ ० १॥२०, कु० ६।१० । 

प्राखयंम [ प्रवर-+ष्यझा |] 7. पनापन 2. तीक्षणता 
3. दृष्टता । 

प्रागल्म्यम्‌ [ प्रगल्म +ष्यञ्_] 4. साहस, भरोसा--निःसा ध्व- 
सत्व प्रागल्भ्यमू--सा ० द० 2. धमंड, अहकार, 
3. प्रवीणता, कुशलता 4. विकास, बडप्पन, परिपक्वता 
--बद्धिप्रागल्म्य, तम: प्रागल्भ्य आदि 5. प्रकटीकरण, 
प्रतीति--अवाप्त: प्रागल्म्यं परिणतरुच: शलतनय 
काव्य ० १० "जो प्रतीत हुआ 6. वाकपटुता 
--प्रागल्भ्यहीनस्य नरस्य विद्या शस्त्र यथा कापुरुषस्य 
हस्ते (यहाँ 'प्रागल्म्य' का अर्थ 'साहस' भी हूं )-मा० 
३।११ 7. धमधाम, मर्यादा 8. घृष्ठता, ढिठाई । 

प्रागरः | प्रकृष्ट: आगार:--प्रा० स० | घर, भवन | 

प्राग्रस [ प्रा० स० ] उच्चतम बिन्दु । सम०--सर (वि०) 
प्रथम, अग्रणी,---हर (वि०) मुख्य, प्रधान--रघु० 
१६९।२३-। 

प्राग्राटः [ प्राग्र--अट +-अच्‌ | पतला जमा हुआ दूध । 

प्राग्य (वि०) [प्राग्र+यत्‌ | मुख्य, अग्रणी, उत्तम, 
अतिश्रेष्ठ । 

प्राघातः | प्रकृष्ट आघात:--प्रा ० स० | युद्ध, लड़ाई । 

प्राधारः [ प्र|/घ--घजा | टपकना, बूंद वृंद गिरना 
रिसना । 

प्राधु गः, प्राधुणकः, प्राधुणिक 


| प्र+घृण--क, प्राघुण 
प्राघर्णक:, प्रार्ध[णिक 


-+कन्‌, प्राधुण-+ठक्‌ प्र 


-+-आ-+पघ्‌र्ण +ण्वल, प्राघर्ण--ठछ्त | अतिथि 
पाहुना, अभ्यागत, मेहमान-चिरापराधस्मृतिमांसलोपि 
रोष: क्षणप्राधणिको बभूव--भामि० २।६६, श्रवण- 
प्राधणिकीकृता जन: (कथा )--न ० २॥५६ । 

प्राड़मम [ प्रकृष्टमगं यस्य--प्रा० ब० | एक प्रकार की 
ढोलक, पणव । 

प्राद़्णं (नम) [ प्रकषंण अंगनं गसन॑ यत्र--प्रा० ब० |] 
. सहन, आंगत 2. (घर का) फशे 3. एक प्रकार 
की ढोलक । 


प्राच्‌, प्राउच्‌ (वि०) (स्त्री०-चो) [प्र--अज्च्‌ -क्विन | 
. सामने की ओर मड़ा हुआ, सामने बिल्कुल आगे 
रहने वाला 2. पृव॑ंदिशा संबंधी, पूर्व का 3. प्राथमिक 
पहला, पूवकार का (पुं० ब० व०) ।. पूवदेश के 
लोग 2. पूर्वीय वयाकरण। सम०--अग्र (वि०) 
(प्रागग्न ) पूवदिशा की ओर दृष्टि फेरे हुए,--अभाव 
(प्रागभाव:) पिछला, सत्ता का अभाव, किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के पूर्व का अनस्तित्व, उत्पत्ति से पूर्व की 
अवस्था,--अभिहित (वि०) (प्रागभिह्ित) पूर्वोक्त 
-अवस्था (प्रागवस्था) पहली दशा,--न तह प्राग- 
वस्थाया: परिहीयसे--मा० ४, 'पहली अवस्था की 
अपेक्षा कमी पर नहीं हो, --आयत (वि०) (प्रागा- 
यत ) पूवेंदिशा की ओर बढ़ा हुआ,-डिक्तिः (स्त्री०) 
(प्रागक्तिः) पूृवेकथित,--उत्तर (व०) (प्रागत्तर) 
पूर्वोत्तर का,--उदीच्चो (स्त्री०) (प्रागदीची ) पूर्वोत्तर 
दिशा,--कर्म न्‌ (नपं ) (प्राक्कमंन ) प्वेजन्म में किया 
हुआ काय,-कालः (प्राक्काल:) पहला यग,-- कालीन 
(वि०) (प्राक्कालीन) पूवेकालू से संबंध रखने 
वाला, पुराना, प्राचीन,--क्ल (वि०) ([प्राक्कल) 
जिसकी नोक पूव॑ंदिशा की ओर मड़ी हुई हो (कुंश- 
ग्रास) सनु० २।७५,--क्ृतम्‌ (प्राक्कृतम्‌) पूर्वेजन्म 
में किया गया कार्य,--चरणा (प्राक्चरणा ) स्त्री की 
जननन्द्रिय, योनि,--चिरम (अव्य०) (प्राकृचिरम्‌ ) 
समय रहते, देर न करके,--जन्मन्‌ (नपुं०) (प्राग्ज- 
नमन ),--जातिः (स्त्री०) (प्राग्जाति:) प्वेजन्म 
“ज्योतिष: (प्राग्ज्योतिष:) . एक देश का नाम, 
कामरूप देश का नामांतर 2. (ब० व०) इस देश 
के रहने वाले छोग, (षम्‌) एक नगर का नाम, 
ज्यष्ठ: विष्ण का विशेषण,--दक्षिण (वि०) (प्रा- 
उरदक्षिण) दक्षिणपूर्वी,--ददेशः (प्राग्देश:) पू्वेंदिशा का 
देश,--ह्वार,--द्वारिक (वि०) (प्राग्वार, प्राग्द्वारिक) 
जिसका दरवाज़ा पूवंदिशा की ओर हो,-न्यायः 
(प्राडः न्‍्याय:) पहली जांचपड़ताल का तक॑, पहले से 
ही निर्णीत मकदमा--आचारेणावसन्नो5पि पुनर्लेखयते 
यदि, सो$भिधेयों जितः पूर्व प्राइनन्यायस्तु स उच्यते 
. --प्रहारः [प्राकृप्रहार:) पहला मुक्का,-- फल 


( ६८६ ) 


(प्राकफल:) कटहल का पेड़,--फ (फा) ल्गुनी (प्राकफ 
(फा)ल्गुनी) ग्यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वाफाल्गुनी 
बहस्पतिग्रह 2: बृहस्पति का नाम,--फाल्गुनः, 
-“फाल्गुनंयः (प्राकफाल्गुन:, प्राकफाल्ग्नंयः) बृह- 
स्पतिग्रह,-- भकतम्‌ (प्राग्भक्तम) भोजन से पव॑ 
ओषधिसेवन--भागः (प्राग्भाग:) . सामने का भाग 
2, अगला भाग,>-भरः (प्राग्भार:) (. पहाड़ का 
शिखर या चोटी---मा० ९॥१५ 2. सामने का भाग, 
(किसी चीज़का ) अगला भाग या किनारा -- क्रन्द- 
त्फेरवचण्डडात्कृतिभुतप्राग्भा रभी मै स्तटै:---मा ० ९। १५ 
3. बड़ा परिमाण, ढेर, समच्चय, बाढ़-भर्तं० ३।१२९, 
मा० ५१२९,-भावः ( प्राग्भाव:) . पूव॑जन्म 2. श्रेष्ठता, 
उत्तमता,--मुख (वि०) (प्राइमुख ) . पूर्व की ओर 
को मृड़ा हुआ--कु० ७।१३, मन्‌० २।५१, ८।८७, 
2. झुका हुआ, कामना करता हुआ, इच्छुक,-- वबंज्ः 
(प्राग्वंश:) . यज्ञश्ाला जिसके स्तंभ पव॑ की ओर 
मड़ें हुए हों--रघु० १६।६१ (प्राचीनस्थणो यज्ञशाला- 
विशेष:--मल्लि०, परन्तु कुछ लोगों के मतानसार 
इस का अर्थ ह. (वह कक्ष जहाँ यजमान का परिवार 


और मित्र इकट5 रहते हीं ) 2. पहला वंश या पीढ़ी 
--वत्तम्‌ --दे ० प्राह न्‍्याय,--कत्तान्तः (प्राग्वत्तान्त:) 
पहली घटना,--शिरस,--शिरस,--शिरस्क (वि०) 
(प्राकशिरस आदि) पूव॑ंदिशा की ओर सिर मोड़े हुए 
--संन्ध्या (प्राक्संध्या) प्रातःकालीन संध्या,--सेवनम 
(प्राकसेवनम्‌ ) प्रात:कालीन जलतपंण या यज्ञ, 
--ज्रोतस्‌ (विव्ये-एप्राकश्नोत्स) पृंवं की ओर 
बहने वाला । 

प्राचण्ड्यम्‌ | प्रचण्ड-+ष्यञज | 4. उत्कटता, उपग्रता, 
2. भीषणता, विकराल दृष्टि--मा० ३।१७ । 

प्र।चिका [ प्र+अज्च - क्कुन्‌+ ठटाप्‌, इत्वम_] . मच्छर 
डांस की जाति की एक जंगली मक्‍खी । 

प्राची [ प्र+अज्च्‌-- क्विन्‌ +डछीप | पव दिशा,--तन- 
यमचिरात्‌ प्राचीवार्क प्रसूय च पावनम्‌--श० ४।१८। 
सम०--पतिः इन्द्र का विशेषण,--मलम्‌ पूर्वी क्षितिज 
-“प्रावीमूले तनमिव कलछामात्ररशेषां हिमांशो 
>>मेघ० ८९ | 

प्राचोन (वि०) [ प्राव+-ख | . सामने की ओर या पृव 
दिशा की ओर मड़ा हुआ, पूर्वी, पुरवया, पर्वाभिमखी 

पहला, पूवेकाल का, पूर्वोक्‍त 3. पुराना, पुरातन, 

--नः,- नस्‌ बाड़, दीवार। सम०-अग्र (वि० 
दे० प्रागग्र--आवोतम्‌ यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो दाहिने 
कंधे के ऊपर से तथा बाई भजा के नीचे से पहना 
हुआ हो जैसा कि श्राद्ध के अवसर पर ),--भावीतिन 
--उपबीत (वि०) जनेऊ को दाये कंधे के ऊपर से 
तथा बाई भुजा के नीचे से पहनने वाला-मनु० 


२।६३,--फऊल्पः: पहला कल्प,--गाया पुरानी कहानी 
तिलकः चन्द्रमा,--पनसः बेल का वक्ष,--बहिस्‌ 

(पु०) इन्द्र का विशेषण,--मतम्‌ पुरानी सम्मति। 

प्राचोरस [ प्र-आ-+चि+क्रन, दीर्घ: ] घेरा, बाड़ 
दीवार । 

प्राचुयम्‌ [प्रचु र--ष्यव्य ] . बहतायत, पर्याप्तता, बहुलूता 
2. समृच्चय । 

प्राचेतस: [ प्रचेतस: अपत्यम्‌-प्रचेतस -- अणू ] . मन्‌ का 
पतृ॒क नाम 2. दक्ष का कुलसूचक नाम 3. वाल्मीकि 
का गोत्रीय नाम । 

प्राच्य (वि०) [ प्राचि भवः यत्‌ ]. सामने से स्थित 
या विद्यमान 2. पूर्व दिशा में रहने वाला, पुरवैंया, 
'पूर्वाभिमुखी 3. प्राथभिक पूव॑वर्ती, पहला 4. प्राचीन, 
पुराना--(ब० व०-च्याः) 4. पर्वी देश, सरस्वती - 
के दक्षिण में या पूव॑ में स्थित देश 2. इस दंश के 
निवासी । सम०--भाषा पूर्वी बोली, भारत के पूव 
मे बोली जाने वाली भाषा 


प्राच्यक (वि०) [ प्राच्य+कन्‌ ] पूर्वी, पुरवया, पूर्वा- 
भिम॒खी । 

प्राछ्ध (वि०) [ प्रच्छ--क्विप्‌ू, नि० दीघं: ] (कतृ्‌ ०, ए 
व०-प्राट्‌प्राइ) पूछने वाला, पूछताछ करने वाला 
प्रश्न करने वाला, ज॑ंसा कि 'शब्द प्राट्‌ में। सम० 
--बिवाकः (प्राइविवाक) नयावाधीश, कचहरी या 
अदालत में प्रधान पद पर अधिष्ठित अधिकारी 
“मनु० ८।७९, १८१, ९।२३४ । 

प्राजक: [ प्र+/अज-+णिच्‌+ण्वलू | सारथि, 
रथवान्‌ मनु० ८।२९३ । 

प्राजनः-नम | प्र+अज्‌+ल्यद |] हंदर, चाबक, अंकुश 
- त्यक्तप्राजन रश्मि रड्िततन पार्थाद्धितमर्गिण 
>-वेणी० ५११० । 


प्रजापत्थ (वि० ) [ प्रजापति+यक .| प्रजापात से संबंध 
रखने वाला या जो प्रजापति के लिए पुण्यप्रद हो 
हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के विवाहों 
मे से एक जिसमे लड़की का पिता वर से बिना किसी 
प्रकार का उपहार लिए केवल इस लिए कन्यादान 
करता हूँ जिससे वह सानन्द, श्रद्धा और भक्तिपूव॑क 
साथ २ रहकर दाम्पत्य जीवन बिताएँ--सहोभौ 
चरतां धर्मंमिति वाचानभाष्य च, कन्याप्रदानमम्यच्यं 
प्राजापत्यो विधि: स्मृतः:--मनु० ३॥३०, या, इत्य- 
क्त्वाचरतां धर्म सह या दीयतेषथिने, स काय: 
एजर्थातज्प्राजापत्य:) पावयत्तज्ज: षट षड्‌ वंश्यान्स- 
हात्मना --याज्ञ ० १।६० 2. गंगा और यम्‌ना का 
संगम, प्रयाग,--त्यम्‌ . एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्र- 
हीन पिता अपनी लड़की के पत्र को अपना उत्तरा- 
धिकारी नियत करने से पवं करता ह 2, सर्जनात्मक 


चालक, 


$ ६८७ ) 


ऊर्जा या शक्ति,-त्या संन्‍्यासी बनने से पूर्व अपनी 
सारी संपत्ति को दान कर देना | 

प्राजिकः [ प्र/अज्‌ +-ठजा ] बाज, पक्षी, इयेन । 

प्राजितृ, प्राजिन्‌ (पुं०) [ प्र+अज्‌ --तृच्‌, प्र+अज्‌ 
प+णिनि | सारथि, चालक, रथवानू--शि० १८।७७। 

प्राजेशम्‌ [ प्रजेशों देवताउस्य-प्रजेश-+अण | रोहिणी नक्षत्र । 

प्रात्ष (वि०) (स्त्री०-नज्ञा, ज्ञो) [ प्रकर्षण जानाति इति 
“अर ज्ञा+क्८प्रज्ञ, ततः स्वार्थें-अण ] . मनीषी 
2. बुद्धिमान्‌, विद्वानू, चतुर--किमुच्यते प्राज्ञ: खल 
कुमार: --उत्तर० ४,--ज्ञः 4. बुद्धिमान पुरुष - तेम्य: 
प्राज्ञा न बिभ्यति--वेणी० २।१४, भग० १७।१४ 
2. एक प्रकार का तोता,--न्ञा . बुद्धि, समझ 2. चतुर 
या समझदार स्त्री,--ज्ञी ।. चतुर या विदषी स्त्री 
2. विद्वान्‌ पुरुष की पत्नी 3. सूर्य की पत्नी का नाम । 

प्राज्व (वि०) [प्र+अजू +प्यत्‌] !. प्रचुर, पर्याप्त, बहुल, 
अधिक, बहुत--तव भवतु बविडौजा: प्राज्यवृष्टिः 
अजासु--श० ७।२३४, रघु० १३॥६२, शि० १४२५ 
2. बड़ा, विश्ञाल, महत्त्वपूर्ण--प्राज्यविक्रमा:--कु० 
२।१८, अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
“गंगा० ५ । 

प्राउजल (वि०) [प्र /- अज्ज्‌+-अलच्‌ | निदछल, स्पष्टवक्ता, 
खरा, ईमानदार, निष्कपट । 

प्राउजलि (वि०) [प्रबद्धा अञ्जलि येन-प्रा० ब० ]विनम्रता 
और सम्मान के चिह्नस्वरूप जिसने अपने हाथ जोड़े 
हुए है । 

प्राउजलिक, प्राउजलिन्‌ (वि०) [प्रांजलि-|-कन्‌, इनि वा] 
दे० 'प्रांजलि' । 

प्राण: | प्र+अनू +अच्‌ू, घञम वा ] 4. सांस, श्वास 
2. जीवन का सांस, जीवनशक्ति, जीवन, जीवनदायी 
वाय, जीवन का मूलतत्त्व (इस अर्थ में प्रायः ब० व०, 
क्योंकि प्राण गिनती में पाँच हैं--प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान)--आणरुपक्रोशमलीमसेर्वा--रघु० 
२।५२, १२।५४ 3. जीवन के पाँच प्राणों में से पहला 
(जिसका स्थान फेफड़े हैं) भग० ४।२० 4, वाय, 
अन्दर खींचा हुआ साँस 5. ऊर्जा, बल, सामथ्ये, 
शक्ति, जेसा कि 'प्राणसार' में 6. जीव या आत्मा 
(विप० शरीर) 7. परमात्मा 8. ज्ञानेन्द्रिय, “मनु० 
४।१४० 9. प्राणों के समान आवश्यक या प्रिय, प्रिय 
व्यक्ति .या पदार्थ-कोश-कोश: कोशवत:ः प्राणाः प्राणा: 
आ्राणा न भूपते:--हि० २।९२, अर्थपतेविमर्दको बहि- 
श्चरा: श्राणा:--दश० 40. कविता का सत्‌, काव्य- 
मयी प्रतिभा, स्फूर्ति . महत्त्वाकांक्षा, श्वासग्रहण 
““जसा कि महाप्राण और अल्पपश्राण में 42 पाचन 
43. समय का मापक सांस 4. लोबान, गोंद । सम० 
“जअतिपातः जी वित प्राणी का वध, जान लेना, 


“अत्ययः जीवन की हानि,--अधिक ( वि० ) 
. प्राणों से भी प्रिय, 2. सामथ्यं और बल में श्रेष्ठ, 
“जधिनाथः पति,--अधिप: आत्मा,--अन्तः मृत्यु, 
-अन्तिक (वि०) . घातक, नहवर 2. जीवन भर 
रहने वाला, जीवन के साथ ही समाप्त होने वाला 
3. फांसी का दण्ड (कम्‌) वध,--अपहारिन्‌ (वि०) 
घातक, प्राणनाशक,--अयनम ज्ञानेन्द्रिय-आघात: 
जीवन का नाश, जीवित प्राणी का वध--भतृ ० ३।६३, 
णआचार्यः राजा का वैद्य --आद (वि०) घातक, 
नरवर, प्राणघातक,-आबाधः जीवन को क्षति,-आयामः 

देवगणों का मानस-पाठ करते हुए साँस रोकना,-ईदा:, 
“उहवरः प्रेमी, पति--अमरू ६७, भामि० २५७, 
“ईशा,--ईइवरी पत्नी, प्रिया, गृहस्वामिनी,---उत्क- 
भमणम्‌--उत्सगे: आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ देना, 
मृत्य,---उपाहारः: भोजन, - कृच्छम्‌ जीवन का खतरा, 
प्राणों को भय,--घातक (वि०) जीवन का नाश 
करने वाला,-घ्न (वि०) घातक, जीवन-नाशक,---छेद: 
वध, ह॒त्या,-त्यागः 4. आत्महत्या 2. मृत्य,--वम 
. पानी 2. रुधिर,--दक्षिणा प्राणों की भेंट,--दण्ड: 
फांसी का दण्ड,---दयित: पति,--दानम्‌ प्राणों की भेंट, 


किसी की जान बचाना,--द्रोह; किसी की जान पर 


आक्रमण,--धारः जीवित प्राणी, --धारणम्‌ . भरण- 
पोषण, जीवन का सहारा 2. जीवनशक्ति,--नाथः 
. प्रेमी, पति 2. यम का विशेषण,--निग्रह: साँस 
रोकना, श्वासावरोध,--पति: . प्रेमी, पति 2. आत्मा, 
“7 प्ररिक्रय: जान जोखिम में डगलना,--परिग्रह: जीवन- 
घारण करना, जीवन या अस्तित्व रखना,--प्रद (वि०) 
जीवन देने वाला, जीवन बचाने वाला,--प्रयाणम्‌ 
प्राणों का चला जाना, मृत्य,--प्रियः प्राणों के समान 
प्यारा प्रेमी, पति,-भक्ष (वि०) वायपक्षी,--भा- 
स्वत्‌ (१०) समुद्र,-भूत्‌ (पुं०) प्राणधारी जल्तु 
“-अन्तगंत॑ प्राणभृतां हि वेद--रघु० २।४३,--मोक्ष- 
णम्‌ . प्राणों का चला जाना, मृत्य 2. आत्महत्या, 
ऊयात्रा जीवन का सहारा, भरण-पोषण, जीविका 
-:पिण्डपातमात्रप्राणयात्रां भगवतीम्‌ू---मा० १-योनिः 
(स्त्री०) जीवन का स्नोत,--रन्ध्रम . मुंह 2. नथना, 
“एरोध: . इवासावरोध 2. जीवन को खतरा, 
“7 विनाशः,-विप्लवः जीवन की हानि मृत्यु,--वियोगः 
शरीर से आत्मा का विच्छेद, मृत्य,--व्ययः प्राणों का 
उत्सगे, --संयमः सांस का रोकना,--संशयः,--संकटम 
--संदेहः जीवन को खतरा, जीवन को भय, भीषण 
खतरा,--सदझन्‌ (नपुं०) शरीर,--सार (वि०) जीवन 
ही जिसका बल है, सामथ्यं से युक्त, बलवान, बलिष्ठ 
“गिरिचर इव नाग: प्राणसारं (गात्रम) बिभर्ति 
श० २।४,-हर (वि०) 4. प्राणघातक, जीवन का अप- 


६८८ ) 


हरण करने वाला, घातक--पुरो मम प्राणहरों भवि- 
प्यसि, गीत० ७ 2. फांसी,---हारक (वि०) धातक 
(कम्‌ ) भयंकर विष । 

प्राणक: [ प्राग--क--क | . जीवित प्राणी, जीवधारी 
जन्तु 2. लोबान । 

प्राणय: | प्र|/ अन -|-अथ । 4. वाय, हवा 2. तीर्थ स्थान 
3. प्राणधारियों का स्वामी । 

प्राणन: [| प्र+अन --ल्यद | गला,--नम्‌ . श्वासप्रश्वास 
सांस लेना 2. जीवन, जीवित रहना । 

प्राणत्त: [ प्र|/अन्‌ --झ, अन्तादेश: | वाय, हवा । 


प्राणन्तोी [ प्राणनत्त-+डीष्‌ ] . भूख 2. 
3. हिचकी । ै 

प्राणाय्य (वि०) (स्त्री ०--य्यो) | प्र+अन्‌ +णिच -- 
प्यत्‌ | उचित, योग्य, उपयक्त ! 

प्राणित (वि०) [ प्र|-अन --क्त ] जीवित, जीवधारी । 

प्राणिन (वि०) | प्राण--इनि ] . साँस लेन वाला, जीने 

' वाला, जीवित (पं०) जीवित या जीवघारी प्राणी 

जीवित जंतु यथा-प्राणिन: प्राणवन्त:--श० १।१,मेघ ० 
५ 2. मनृष्य । सम०-अज्भूम किसी जन्तु का अंग, 
--जातम्‌ प्राणीवर्ग---ह्यतम (मर्गों की लड़ाई, मेढ़ों 
की लड़ाई ) तीतर बटेर आदि जन्‍्तुओं को लड़ा कर 
जुआ खलना,--पीडा जन्‍्तुओं के प्रति करता, -हिसा 
जीवन को क्षति, जीवित जन्तुओं को कष्ट देता, --हिता 
जूता, बूट । 

प्राणोत्यम [ प्रणीत +ष्यजा ] ऋण । 

प्रातर (अव्य ०) [ प्र+अत्‌ +-अरन ] . तड़के, पौ फटने 
पर, प्रभात काल में 2. कल तड़के, अगले दिन सुबह, 
कल प्रातः काल | सम० -अह नः दिन का प्रारम्भिक. 
काल, दोपहर पहले,--आज्ञः प्रातःकालीन भोजन, 
कलेवा --अन्यथा प्रातराशाय कुर्याम त्वामलं वयम्‌ 
-भंट्टि० ८९८,--आशिन (पृ०) जिसने कलेवा कर 
लिया है, या प्रात:काल का भोजन कर लिया ह, 
-कर्मन (नपुं० ) -कार्यम्‌--फ्ृत्यम्‌ (प्रात:कर्म 
--आदि ) प्रात:कालीन कर्म,-कालः (प्रात:काल:) 
प्रात! का समय,--गेयः चारण जिसका कतंव्य किसी 
राजा या अन्य महांपुर॒ष को उपयकत गान द्वारा प्रातः 
काल जगाना हँ,-त्रिवर्गा (प्रातस्त्रिवर्गा) गंगा नदी, 
-दिनम्‌ दोपहर से पहले,--प्रहरः दित का पहला पहर 
+भोक्‍त (पं०) कोवा,--भोजनम्‌ प्रात: काल का 
भोजन, कलेवा,--संध्या (प्रातः संध्या) ।. प्रातः 
काल की संध्या या भजन,--समयः (प्रात: समय: ) 
सवेरे का समय, प्रभानकांठ,--सवः,--सवनम्‌ (प्रात: 
सव:--आदि) सोमयाग द्वारा प्रात:ःकालीन तपंण, 
5स्नानम्‌ (प्रात: स्नानम्‌ ) सवेरे ही नहाना,--होमः 
(प्रातहोंम:) प्रात:काल का यज्ञ 


सुबकना 


प्रातत्ततव (वि०) (स्त्री०--नी) | प्रातर+ट्चु, तुद ] 
प्रातःकाल से संबद्ध, सुबह का । 

प्रातस्तराम्‌ (अव्य०) [ प्रातर--तरप्‌-+-आम ] 
बहुत सवेरे-- प्रातस्तरां पतत्रिम्य: प्रब॒ुद्ध: प्रणमन्‌ हे 
“-भट्ठि० ४॥१४। क्‍ 

प्रातरत्य (वि०) [ प्रातर--त्यंक | सुबह का, प्रभात 
कालीन । 

प्रातिः (स्त्री०) [ प्र--अत्‌--इन्‌ | 4. अंगूठे और तज्जनी 
के बीच का स्थान 2. भरना । 

प्रातिका [ प्र+अत्‌+ण्वेल--टाप्‌, इत्वम्‌ |] जवा का 
पीोधा । 

प्रातिकलिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रतिकूल--ठक | 
विरुद्ध, विरीधी, प्रतिकूल रहने बाला । 

प्रातिकल्यम्‌ [ प्रतिक्रल--ष्यव्य_] प्रतिकलता, विरोध 
शत्रता, अननकूछता अमंत्रीपूर्णता 

प्रातिजनीन (वि० ) (स्त्री० की) [ प्रतिजन-+-खज्ण |] 
शत्रु का मुकाबला करने के लिए उपयक्त । 

प्रातिज्ञम [ प्रतिज्ञा--अण्‌ |] विचाराधीन विषय । 

प्रातिदेवसिक (वि०) (स्त्री०---नो) [ प्रतिदिवस्‌--ठक |] 
प्रतिदिन होने वाला । 

प्रातिपक्ष (वि०) (स्त्री०- क्षो) ,[ प्रतिपक्ष।-अण |] 

विरुद्ध, प्रतिकल 2. शत्रतापूर्ण, शत्रसंबन्धी । 

प्रातिपक्यम | प्रतिपक्ष --ष्यझा |] शत्रता, विरोधिता । 

प्रातिपर (बि०) (स्त्री०-दो) [| प्रतिपदा-+-अण |] 
. उपक्रम करने वारहा 2. प्रतिपदा के दिन उत्पन्न, 
प्रतिषदा से संबद्ध । 

प्रतिपदिक: [ प्रतिपदा--ठझा ] अग्नि,--कम्त नाम शब्द 
का परिपक्व रूप, विभकति चिह्न के जुड़ने से पूव 
संज्ञा शब्द--अथंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌--पा ० 
१।२)४५० | 

प्रातिपौरषिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [ प्रतिपुरुष--ठक |] 

”पौरुषय मर्दानगी या पराक्रम से संबद्ध । 

प्रातिभ (वि०) (स्त्री०--मो ) [ प्रतिभा--अण्‌ ] प्रतिभा 
या दिव्यता से संबंध रखते वाला,--भम्र प्रतिभा या 
विशद कल्पना । जमानत देने के लिए (प्रतिभू के रूप 
में) खड़ा होना | 

प्रातिभाव्यम [ प्रतिभू+ष्यण ] जमानत या प्रतिभति 
होना, जामिनपना, किसी कर्जदार को (कचहरी में) 
उपस्थित करने का उत्तरदाग्रित्व होना (क्योंकि वह 
विश्वासपात्र हें तथा कर्ज का रुपया वापिस कर देगा)। 

प्रातिभासिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रतिभास+-ठक |] 
4. जो केवल दिखाई तो दे पर वस्तुत: हो उसका 
अभाव 3. वास्तविक 2. दिखाई सी देने वाली । 

प्रातितोभिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रतिडोम-ठक ] 
लाभ के विरुद्ध, विरोधी, शत्रतापर्ण, अरुचिकर । 


( ६८९ ) 


प्रातिलोम्पम्‌ [ प्रतिलोम--ष्य्म्‌ ] . उलटापन, व्यत्क्रान्त 
या प्रतिकूल क्र--मनु ० १०१३ 2, शत्रुता, विरोध, 
शत्रु जसी भावना । 

प्रातिवेशिक:, प्रातिवेश्मकः, प्रातिवेश्यकः [ प्रतिवेश --ठक्‌, 
प्रतिवेश्म--अण्‌ -+- कन्‌, प्रतिवेश--ष्य्ण्‌ --कन्‌ | 
पड़ौसी । 

प्रातिवेश्य: [ प्रतिवेश +ष्यजा ] 4. सामान्यतः पड़ौसी 
2. बराबर के घर में रहने वाला पड़ौसी (निरंतर- 
गृहवासी --कुल्ल्‌ ० । 

प्रातिशार्यम्‌ | प्रतिशाख भवः--ञ्य ] व्याकरण का एक 
ग्रंथ जिसमें स्व॒रसंधि तथा अन्य वर्णपरिवतंनों के 
नियमों का उल्लेख हैँ जो कि वेद की किसी भी शाखा 
में पाय जाते हैं तथा जिसमें स्वराधात समेत उच्चारण 
की पद्धति बतलाई गई है (प्रातिशाख्य चार हैँ --एक 
तो ऋग्वेद की शाकलरू शाखा का, दो यजुववेंद की दोनों 
शाखाओं के लिए, तथा एक अथवंबेद का) । 


प्रातस्विक (वि०) (स्त्री०--को) [ प्रतिस्व--ठक ] 
विशिष्ट, असामान्य, अपना निजी । 

प्र।तिहन्त्रम्‌ [ प्रतिहन्त -अण्‌ | बदला, प्रतिशोध । 

प्रातिहारः, प्रातिहारकः, प्रातिहारिकः [ प्रतिहर--अण, 
प्रातिहार--कन्‌, प्रतिहार-+ठक | जादूगर, ऐन्द्र- 
जालिक । 

प्रातोतिक (वि०) (स्त्री० . की) [ प्रतीति+-ठज्म । मान- 
सिक, केवल मन में विद्यमान, काल्पनिक | 

प्रातीपः | प्रतीप-+-अण्‌ ] शन्तनु का पैतृक नाम | 

प्रातीषिक (वि०) (स्त्री० --की )[ प्रतीप-|-ठक | . उलटा 
विरोधी, विपरीत । 

प्रात्यनतिक: [ प्रत्यन्त--ठक | प्रत्यन्त का एक राजकमार। 

प्रात्यपषिक (वि०) (स्त्रीो०-कौ) [| प्रत्यय--ठक ] 
. भरोसे का, विश्वासपात्र 2. किसी ऋणी की 
विश्वासपात्रता के हेतु जमानत देने के लिए (प्रतिभ्‌ के 
रूप में) खड़ा होना । 

प्रात्यहिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रत्यह --ठक ] प्रतिदिन 
होने वाला, नित्य, प्रतिदिन । 

प्राथमिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ प्रथम --ठक ] . प्रारं- 
भिक 2. पूर्व जन्म का, पू्वकारू का, पहली बार 
हीने वाला । 

प्राथम्यम्‌ [प्रथम -ष्यज्य | प्रथम होना, पहला उदाहरुण, 
प्राथमिकता । 

प्रादक्षिण्यम्‌ [ प्रदक्षिण +ष्यव्य | किसी व्यक्ति या पदार्थ 
के चारों ओर बायें से चल कर दायें को जाना, और 
प्रदक्षिणा किये जाने वाले पदार्थ को सदेव अपनी दाईं 
ओर रखना ; 

प्रादुस (अव्य० ) [ प्र+-अद्‌ +-डसि ] दिखाई देने के साथ, 
स्पष्टतः, प्रकटरूप से, दृष्टि में (प्रायः भू, क और 


< 3 


अस्‌ के साथ प्रयोग, --प्रादु: ष्यात्क इव जित: पुरः 
परेण--श० ८, १२, कु, भू और असन्‌ के अन्तगंत 
भी देखिए) | सम०---करणम्‌ (प्रादुष्करणं) प्रकटी- 
करण, दृश्यमान करना,-भावष:ः ( प्रादुर्भावः). अस्तित्व _ 
में आना, उदय होना--वपु: प्रादुर्भावात्‌-काव्य ० १० 
2. प्रकट या दृश्यमान होना, प्रकटीकरण, दर्शन 
3. सुनने के योग्य होना 4. पृथ्वी पर देवता का प्रगट 
होना । 

प्रादुष्यम् | प्रादूस -यत्‌ | प्रकटीकरण । 

प्रादेश: [ प्र|- दिश्‌ -घज्ण, उपसर्गंस्य दी्घ:] . अँगूठे और 
तर्जनी के बीच का स्थान 2. स्थान, जगह, प्रदेश । 

प्रादेशनम्‌ [ प्र“/आ--दिश्‌-- ल्यट ] भेंट, दान । 

प्रादेशिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रदेश---ठक ] . पूर्व 
दृष्टांत वाला 2. सीमित, स्थानीय 3. यथार्थ,--कः 
एक जिले का स्वामी । 

प्रादेशिनी [ प्रादेश--इनि --डीप ] तर्जनी अँगुली । 

प्रादोष (वि०) (स्त्री०--थो ), प्रादोषिक (वि०) (स्त्री० 
“की ) [ प्रदोष--अण्‌ |-+-प्रादोष--घज्य ] संध्या- 
कालीन, संध्या से संबद्ध । 

प्राधनिकम्‌ | प्रधनं संग्राम, तत्साधनमस्य--प्रधन--ठक ] 
नाशकारक शस्त्र, कोई भी युद्धोपकरण । 

प्राधानिक (वि०) (स्त्री०-को) [प्रधान--ठक्‌] ॥. अत्यंत 
श्रेष्ठ या प्रमुख, सर्वोपरि, अत्यन्त पूज्य 2: प्रधान से 
संबद्ध या उससे उत्पन्न । | 

प्राधान्यम्‌ | प्रधान+ष्यझा ] . प्रमुखता, सर्वोपरिता, 
प्रभुत्व, उदग्रता 2. प्राबल्य, सर्वोच्चता 3. मुख्य या 
प्रधान कारण ( प्राधान्यन, प्राधान्यात, प्राधान्यतः 
'मुख्य रूप से विशेष रूप से तथा (प्रधान रूप से' 
भग०---१०।१९) | 

प्राधीत (वि०) [ प्र+अधि--इ--क्त ] भली-भांति पढ़ा 
लिखा, (ब्राह्मण की भांति) अत्यन्त शिक्षित । 

प्राध्व (वि०) [ प्रगतोष्ष्वानम्‌--प्रा० स० | [. दूर का, 
दूरवर्ती, दूर 2. झुका हुआ, रुचि रखता हुआ 3. कसा 
हुआ, बंधा हुआ 4. अनुकूल,--ध्व: गाड़ी,--ध्वम्‌ 
(अव्य० ) . अनुकूलता के साथ, रुचिपूर्वक, समन्‌- 
रूपता के साथ, उपयुक्तता से यकक्‍्त--सभाजने मे 
भुजमूध्वंबाहु: सब्येतरं प्राध्वमितः प्रयुकक्ते--रघु० 
१३।४३ 2. टढ़पन से । 

प्रान्तः | प्रकृष्ट: अन्त:--प्रा० स० | . किनारा, हाशिया, 
झालर, मगजी, छोर--प्रान्तसंस्तीर्ण दर्भा:---श ० ४।७ 
2. (ओष्ठ व आँख आदि का) किनारा--मा० ४१२, 
ओष्ठ ०, नयन० 3. हद, सीमा 4. अन्तिम किनारा, 
सीमा,--यौवनप्रांत--पंच० ४ 5. बिन्दु, नोक । 
सम०--ग (वि०) पास ही रहने वाला,--बुर्गंम नगर 
के बाहर का, नगरांचछ, किले के निकट होने वाला 


( ६९० ) 


उपनगर,--बिरस (वि०) अन्त में रसहीन,---शुन्य 
(वि०) दे० प्रांतरशून्य, -स्थ (वि०) जो सीमा पर 
रहता है । 

प्रान्तरम [ प्रकृष्टम्‌ अन्तर व्यवधानं यत्र--प्रा० ब० ] 
]. लंबा और सुनसान मार्ग, जनशन्य या वीरान 
सड़क 2. छायारहित सड़क, निजन भखण्ड 3. जंगल 
उजाड़ 4. वृक्ष की कोटर । सम०--शुन्यः लंबी 
सुनसान सड़क (जिस पर वक्ष या छाया न हो) 

प्रापक (वि०) (स्त्री ०--पिका) [ प्र+आपू+ण्वुल | 
. ले जाने वाला, पहुँचान वाला 2. प्राप्त कराने 
वाला, सामग्री से यकत करान वाला 3. स्थापित करन 
वाला, वघ बनाने वाला । 

प्रापणम [ प्र-आप्‌-ल्यूट्‌ |] . पहुंचना, बढ़ जाना 
2. प्राप्त करना, अधिवग्र हण, अवाप्ति 3. ले आना 
पहुंचाना, ले जाना 4. सामग्री से यकत करना । 


प्रापणिकः [ प्र+आ--पण्‌ - किकन्‌ | सौदागर, व्यापारी 
--आढयादिव प्रापणिकादजस्रम्‌ू--शि० ४॥११। 

प्राप्त (भू० क० कृ०) [ प्र+आप्‌--क्‍्त ] . हासिल, 
अवाप्त, उपलब्ध, अजित 2. पहुंचा हुआ, निष्पन्न 
3. घटित, मिला हुआ 4. (खचे) उठाया हुआ, ग्रस्त, 
सहन किया हुआ 5. पहुंचा हुआ, आया हुआ, उप- 
स्थित 6, पूरा किया हुआ 7. उचित, सही 8. नियम 
के अनूसार। सम०--अनुज्ञ (वि०) जाने के लिए 
अनमत, बिदा होने के लिए जिसने अनमति प्राप्त 
कर ली हूं, (वि०) सफल (थः) लब्ध पदार्थ, 
>-अवसर (वि०) जिसे मौका या अवसर मिल चका 
है,--उदय (वि०) जो उन्नत हो गया हूँ, या जिसने 
उन्नति अथवा उदच्चनत पद प्राप्त कर लिया हैं,--कारिन 
(वि०) सही कार्य करन वाल,,--काल (वि०) 
. समयानुकूल, यथाक्रतु, उपयुक्त दे० “अप्राप्त काल, 
2. विवाह के योग्य 3. नियत, भाग्य में लिखा, (रूः) 
उचित समय, उपयक्त या अन॒कुल क्षण,-पंचत्व (वि०) 
पाँचों तत्त्वों मे समाविष्ट अर्थात्‌ मृत, तु० “पंचत्व 
--प्रसव (वि०) जिसने बच्चे को जन्म दे दिया हू, 
-जबुद्धि (वि०) शिक्षण प्राप्त किया हुआ, प्रकाश 
युक्‍्त,---भार: बोझा ढोने वाला पशु,-मनोरथ (वि०) 
जिसका मनोरथ पूरा हो गया ह,--यौक्‍न (थि० ) 
तरुण, वयस्क, जवान,-रूप (वि०) . सुन्दर, मनोहर 
2. बद्धिमान, विद्वान 3. उपयक्त, सम॒चित, सुयोग्य 

व्यक्‍्हार (वि०) वयस्क, बालिग जो कानून की 

दृष्टि से अपने कार्यों को संभालने का अधिकारी हो 
(विप० अवयस्क) - श्री (वि०) जिसकी उच्चनति 
किसी और के द्वारा हुई हो । 


प्राप्ति: (स्त्री०) [ प्र+आप्‌--क्तिन्‌ ] . प्राप्त करना 
अधिग्रहण, उपलब्धि, अवाप्ति, लाभ--द्वव्य," यश 


सुख" आदि 2. पहुँचना, प्राप्त करना 3. पहुँच, 
आगमन 4. देखना, मिलना 5. परास, पहुँच 6. अनु- 
मान, अटकल 7. हिस्सा, अंद, ढेर 8. भाग्य, किस्मत 
9. उदय, पंदावार 0. किसी पदार्थ-को प्राप्त करने 
की शक्ति (आठ सिद्धियों में से एक) . संघ, 
समुच्चय, संहति 2. किसी योजना की सफल समाप्ति, 
सुखागम । सम० - आज्ञा किसी चीज को प्राप्त 
करने की आशा (ताठकीय कथावस्तु के विकास का 
एक भाग )--उपायापायश छ्भाम्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति- 
सभवा->झसा० द० ६ । 

प्रतबल्यम [ प्रबल --ष्यझा | ]. प्रभुता, सर्वोच्चता, बोल- 
बाला 2. शक्ति, बल, ताकत । 


प्राबा (वा) लिक: [प्रवा (वा) ल-+ठक्‌] मूंगों का व्यापार 
करने वाला । 

प्रवोध (धि) कः [प्र+आ-+-बुध्‌+णिच्‌ --पण्वुल, प्रबोध 
+ ठञ्य | . तड़का, प्रभात 2. चारण जिसका कतेव्य 
प्रातःकाल उपयक्त भजन गाकर अपने आश्रयदाता 
राजा को जगाना हैं ॥ 

प्राभ>जनम्‌ [प्रभंजन-|-अण्‌ | स्वातिनक्षत्र । 

प्राभझजनिः [प्रभञ्जन--इञ्ा | 3. हनमान का विशेषण 
2. भीम का विशेषण । 

प्राभवम [प्रभू---अण्‌ | सर्वोच्चिता, सर्वोपरिता, प्रभुता । 

प्राभवत्यम्‌ [प्रभवत्‌ -- प्यञ्य | सर्वोपरिता, अधिकार, सत्ता, 
शक्ति - मन॒० ८।४१२। 

प्रभाकर: [प्रभाकर-+-अण | प्रभाकर का अनुयायी मीमांसा 
के आचाय प्रभाकर के मत (प्राभाकर ) का अनुयायी । 

प्राभातिक (वि०) (स्त्री० की) [प्रभात--5ठञ_| प्रात: 
काल संबंधी, प्रभातकालीन । 


प्राभुतम्‌, प्राभतकम्‌ [प्र|/आ-+-२१--क्त, पश्राभृत-+-कन्‌ | 
]. उपहार, भेंट, किसी राजा या देवता को भेंट 
नजराना 2. रिश्वत । 
प्रामाणिक (बि०) ६[स्त्री०-- की) [प्रमाण+-ठक ] 
. प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाण पर आधारित या आश्रित 
2. शास्त्रसिद्ध 3. अधिकृत, विश्वसनीय 4. प्रमाण 
संबंधी,-- कः !. जो प्रमाण को मानता है 2. जो 
नयायिकों के प्रमाणों का ज्ञाता हैं, ताकिक 3. किसी 
व्यवसाय का प्रधान | 
प्रामाण्यम [प्रमाण--ष्यञ्य | ॥. प्रमाण होना या प्रमाण 
पर आश्रित होना 2. विश्वसनीयता, प्रामाणिकता 
' 3. प्रमाण, साक्ष्य, अधिकार । 
प्रामादिक (वि०) |प्रमाद--ठक ] असावघानतावश, ग़रूत, 
दोषयक्त, अशुद्ध- इति प्रामादिक: प्रयोग: या पाठ: 
आदि । 
प्रामाद्यम [प्रमाद--ष्यञ्य्‌ | . त्रुटि, दोष, गलती, अशुद्धि, 
. 2, पागरूपन, उन्माद 3. नशा, मादकता । 


( ६९१ ) 


प्रायः [प्र+अय-घज्य | . अपगमन, बिदायगी, जीवन 


से प्रयाण 2. आमरण अनशन, ब्रत रखना, किसी 
इृष्टसिद्धि के लिए खाना पीना छोड़ कर धरना देना, 
(प्राय: आस “उपविश' आदि टाब्दों के साथ, दे० नी० 
प्रायोपवेशन 3. बड़े से बड़ा भोग, अधिकांश अवस्था 
4. अधिकता, बहुतायत, प्रचुरता 5. जीवन की एक 
दशा, विशे० (समास के अन्त में लग कर 'प्राय! का 
अन॒वाद निम्नांकित होता है (क) अधिकांश में, बहुधा, 
. अधिकतर, लगभग, तकरीबन,-पतनप्रायौ गिरने वाले, 
मृतप्रायः लगभग मरा हुआ, मरने से जरा कम, 
तकरोबन मरा हुआ या (ख) से युक्त, समृद्ध, भरा 
हुआ, अत्यधिक, प्रचुर - कष्टप्रायं शरीरम्‌ - उत्तर १, 
शालीप्रायो देश: -पंच० ३, कमलमोदप्राया वनानिला: 
“उत्तर० ३।२४, सुगन्ध से भरा हुआ या (ग) के 
समान, मिलता-जुलता--वर्षशतप्रायं दिनम्‌, अमृत- 
प्राय उचनम्‌ आदि। सम०--उपगसनम्‌,-- उपवेशः 
“उपवेशनम्‌ ,-- उपवेशनिका, बिना खाये पीय धरना 
देना और इस प्रकार मरने की तयारी करना, आमरण 
अनशन--मया प्रायोपवेशनं क्ृत॑ विद्धि - पंच० ४, 
प्रायोपवेशनमतिन्‌पतिबंभूव-- रघू० ८।९४, प्रायोप- 
वेशसदृशं॑ ब्रतमास्थितस्य--वेणी ० ३।१९, - उपेत 


(वि०) बिना खाये रहकर मृत्यु की बाट जोहने | 


वाला, -- उपविर्ष्ट (वि०) आमरण अनशन करने वाला, 
--देशनम्‌ सामान्य घटनातत्त्व । 


प्रायणम्‌ [प्र+अयू-+ल्युट] 7. प्रवेश, आरंभ, शुरू | 
.. 2. जीवनपथ 3. ऐच्छिक मृत्यु- मनु० ९३२३ 


4. शरण लेना । 


प्रायणीय (वि०) [प्र+अयू--अनीवर्‌] परिचयात्मक, 
आरंभिक, दीक्षात्मक,--यम्‌ सोमयाग का प्रथम दिन । 
प्रायद्स्‌ (अव्य ० ) [प्राय +- शस्‌ | बहुधा, अधिकतर, अधिकांश _ 


छ 


चित्त विशोधनं यस्मात्‌ - ब० स०, नि० सुट] 


. परिशोध, पापनिष्क्ृति, क्षतिपृर्ति, पाप से निस्तार । 


पाने के लिए धामिक साधना--मातुः: पापस्य भरत: 
प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ -रघु० १२।१९ (प्रायो नाम 
तपः प्रोक्‍्तं चित्त निश्चय उच्यते, तपोनिश्चयसंयोगात्‌ 
प्रायश्चित्तमितीय ते - हेमाद्वि) 2. संतोष, सुधार । 


प्रायश्चित्तिनू, (वि०) [प्रायश्चित्त--इनि| जो पापों का 


परिशोध करे । 


साधारणत:, अधिकांशत:, -- प्राय: 


प्रचलितविभव॑ स्वामिनं सेवमानाः -मुद्रा० ४२१, 


फ 


में, सवंथा--आशाबन्धः कुसुमसदझ्ं प्रायश्ो छड्भनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहनृदयं विप्रयोगे रुणद्धि-- मेघ० १०।. 


प्रायव्चित्तम, प्रायश्चित्तिः (स्त्री०) |[प्रायस्य पापस्य- प्रारोहः [ प्ररोह+ण ] अंकुर, अंखुबा, किसलय, दे० 


-“महा० । 

प्रावाणिक, प्रायात्रिक (वि०) (स्त्री०-- की) | प्रयाण 
एठक, प्रयात्रा-ठक | यात्रा के लिए आबश्यक 
या उपयक्त । 

प्रायिक (वि०) (स्त्री०-- की) [ प्राय+-ठक ] प्रचलित, 
सामान्य । 

प्रायुद्धषिन्‌ (पुं०) [ प्रायुधि हेबते-प्राय घ्‌ + हेष -- णिनि ] 
घोड़ा । 

प्रायेण (अव्य ०) [ करण० ] 4. अधिकतर, साधारण 
नियम के अनुसार - प्रायेणते रमणविरहेष्वद्भनानां 
विनोदा:--,मेघ ०, प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधौ हि 
श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनान्तराये:--कि० ५।४९, 
कु० २।२८, ऋतु० ६।२३ । 

प्रयोगिक (वि०) ट(स्त्री०-रम्) 
. प्रयक्त 2. प्रयज्यमान । 

प्रारब्ध (भू० क० क्ृ०) [ प्र-आ--रभ्‌+क्त | आरंभ 
किया गया, शुरू किया गया,--ब्धम्‌ 4. जो शुरू किया 
गया है, व्यवसाय 2. भाग्य, नियति । 

प्रारब्धि: (स्त्री०) [ प्र+-आ+रभ +- क्तिन्‌ | 4. आरंभ 
शुरू 2. खूंटा जिससे हाथी बांधा जाय, हाथी को 
बांधने के लिए रस्सी | 

प्रारम्भ: [| प्र+आ--रभ््‌-+-घज्ण, मुम्‌ | आरंभ, शुरू 
“प्रारम्भेषपि त्रियामा तरुणयति निजं नीलिमानं 
वनेषु - मा० ५१६, रघु० १०९, १८।४९ 2. व्यव- 
साय, काम साहसिक का्ये,-- आगर्मः सदशारम्भ: 
प्रारम्भसदृशोदय:-रघु ० ११५, फलानुमेया: प्रारम्भा: 
सस्कारा: प्राक्तना इव---२० । 


प्रारम्भगम्‌ [ प्र+अ१-- रभ्‌ +-ल्यूटू, मम ] आरम्भ करना, 
शरू करना । 


[ प्रयोग--ठक ]. 


प्ररोह । 
प्राण॑म्‌ [ प्रकृष्टमुणम्‌्-प्रा० स० | मुख्य ऋण । 


| प्राथंक (वि०) ((स्त्री०--थिका) [ प्र-+-अर्थ--ण्वल ] 


पूछने वाला, मांगने वांला, प्रार्थना करने वाला, 
निवेदन करने वाला, अनुरोध करने वाला, इच्छा 
करने वाला, कामना करने वाला,--कः आवेदक, 
प्रार्थी । 


प्राथंनम, ना [ प्र-+अरथ-+ल्युट्‌ ] . याचना, अनुरोध, 
प्रायस्‌ (अव्य०) [प्र-अय्‌ --असुन्‌ ] 4. अधिकतर, बहुधा, 
प्रत्ययमाधत्ते 
स्वगुणेषृत्तमादर: - कु० ६२०, प्रायो भवत्यास्त्यजंति | 


प्राथंना, निवेदन --ये वर्धन्ते घनपतिपुर: प्रार्थनाद:ख- 
भाज:--भतं ० ३।४७ 2. कामना, इच्छा--लब्धाव- 
काशा मे प्रार्थना, या--न दुरवापेयं खल्‌ प्रार्थना--श० 
१, उत्सपिणी खल महतां प्रार्थना--श० ७, ७२ 


( ६९२ ) 


3. नालिश, आवेदन, बिनती, प्रणय-प्रार्थना ---कदा- 
चिदस्प्रत्प्रार्थनामन्त:पुरेम्य: कथयत---श० २। सम० 
>भड्डभः: प्राथेंना अस्वीकार करना, - सिद्धि: इच्छा 
की पूर्ति थर्थनासिद्धिशंसिन:--रघु० १।४२ । 

प्रायंनीय (सं० क्ृ०) | प्र+-अर्थ+-अनीयर्‌ ] . प्राथना 
या आवेदन किये जाने के उपयक्‍त 2. अभिलषणीय 
चाहने के योग्य,-- यम तृतीय या द्वापर यग । 

प्राथित (भ० क० कृ०) [ प्र+अथ-+कत | . याचना 
किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ, पूछा हुआ, आवेदन 
किया गया 2. अभिलबित, इच्छित 3. आक्ान्त, शत्रु 
के द्वारा विरोध किया गया--रघृ० ९।५६ 4. मारा 
गया, चोट की गई (दे० प्र पृूवक अर्थ ) । 

प्राथिन्‌ (वि०) | प्र+अर्थ +-णिनि | !. मांगने वाला 
प्राथना करने वाला 2. कामना करने वाला, इच्छा 

गमिध्याम्यपहास्य- 


ताम--रघ्‌ृ० १॥३ । 

प्रालम्ब (व०) | प्र|-आ-+-लम्बू--अच ] . झूलता 
लटकता हुआ--प्रालम्वद्विगुणितचामरप्रहास:--वे णी ० 
२।२८,--बः . मोतियों का बना आभूषण 2. स्त्री 
का स्तत्त,--बम् छाती तक लूटकने वाला कंठहार 
--प्रालंबम त्कृष्प यथावकाशं निनाय साक्नीकृतचा रुवक्त्र: 
--रघ० ६।१४, मकताप्रालंबेध का० ५२ । 

प्रालम्वकम [ प्रालम्ब--कन | दं० प्रालम्ब | 

प्रारूम्बिका | प्रालम्ब-+-कन्‌--टाप, इत्वम्‌ | सोने का हार। 

प्रालेयम [ प्र+ली-+पण्यत्‌--प्रकेय+-अण ] हिम, कुहरा 
ओस, तुषार--ईशाचलप्रालेयप्लवन च्छया -- गीत० 
प्रालेयशी तमच लेश्व रमी र्वरोडपि (अधिशेते )--शि० 
४६४, मेघ० ३९। सम०-- अद्गि:,-- शलः हिमा- 
च्छादित पहाड़, हिमालय - मेघ० ५७ - अंश, - कारः, 
- रश्सि . चन्द्रमा 2. कपूर, - लेशः ओला । 

प्रावट: | प्र+अव-+अद --अच्‌ | जू । 

प्रावणम्‌ | प्रआ-+वन्‌+घ | फावड़ा, खुरपा, कुदाल । 

प्रावरः [ प्र-आ-+व॒+अप ] . बाड़, धरा 2. (हेम० 
के मतानसार ) उत्तरीय वस्त्र 3. एक देश का नाम । 

प्रावरणम [ प्र-आ+व-+ल्यद ] ओढ़नी, चादर बिश- 
बत: कोई उत्तरीय वस्त्र, चोंगा, लबादा या दुपढ्रा । 

प्रावरणोयम््‌ [ प्र--आ--व्‌+अनीयर्‌ | उत्तरीय वस्त्र । 

प्रावरः | प्र+आ--व्‌+घजञ् ] . उत्तरीय वस्त्र, चोंगा, 
लबादा 2. एक जिले का नाम । सम०-- कीट: दीमक, 
पतंग । 

प्रावारकः [ प्रावार-- कन ) उत्तरीय बस्त्र, चोगा या 
लबादा--- यदीच्छसि लम्बदशाविशालू प्रावारक सृत्रश- 
तेहि यक्‍कतम--मच्छ० ८।२२, जातीकुसमवासितः 
प्रावारकोइ्नप्रेषितः - मच्छ ० १। 

प्रववारिक:ः [प्रावार+ठक ] उत्तरीय बस्त्रों का निर्माता । 


 प्रावास (वि०) (स्त्री०--) सी | प्रवास+अण्‌ | यात्रा 


संबंधी, यात्रा में करने या दिये जाने के योग्य । 

प्रावासिक (वि०) (स्त्री०--को ) | प्रवास-+ठक | यात्रा 
के लिए उपयक्त । 

प्रावीण्यम [ प्रवीण +ष्यञ्य ] चतुराई, कुशलता, प्रवीणता 
दक्षता--आविष्कृतं कथा प्रावीण्यं वत्सेन -उत्तर० ४ 
१५।६८ । 

प्रावत (भू० क० कृ० ) [ प्र|/+आ-+-व्‌ | कक्‍्त ]घिरा हुआ 
घेरा हुआ, ढका हुआ, परदों वाला,--त:, --तम्‌ धूंघट 
ब्‌ रका, चादर ([स्त्री० भी ) 

प्रावति: (स्त्री०) [ प्र+आ--व्‌-+ क्तिन्‌ ] !. घरा, बाड़, 
आड़ 2. आध्यात्मिक अन्धकार | 

प्रावत्तक (वि०) (स्त्री०--की ) [ प्रवृत्ति+-ठक | गोण, 
अप्रधान, - कः दूत । 

प्रायष्‌ (स्त्री०) [ प्र+आ--वृष्‌--क्विप्‌ ] वर्षा ऋतु, 
मौसमी हवा, वर्षा काल (आषाढ़ और श्रावण काल 
का महीना )--कलापियना प्रावृषि पश्य नृत्यम - रघु० 
६।५१, १९।३७, प्रावट प्रावडिति ब्रवीति शठधी: क्षार 
क्षते प्रक्षिपन---मच्छ ० ५।१८, मेघ० ११५॥। सम० 

अत्ययः (प्रावडत्यय:) वर्षा ऋतु का अन्त,--काल 

(प्रावटकाल: ) वर्षा ऋतु । 

प्रावषः,-- था [ प्र+आ-+वष्‌ +-क, प्रावष--टाप्‌ ] वर्षा 
ऋतु, वर्षो काल । 

प्रावृषिक (वि०) (स्त्री० की) [ प्रावष +ठ झा | वर्षा 
ऋत्‌ में उत्पन्न,-- कः मोर । 

प्रावषिज (वि०) [ प्रावषि जायते जन्‌+ड, अलक 
स० | वर्षा ऋतु म॑ उत्पन्न । 


प्रावषण्य (वि०) [ प्रावष---एण्य ] वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
वर्षा ऋतु से संबद्ध -- सा कि शक्‍या जनयितुमिह प्राव- 
पेण्यन ' ''' वारिदेन -- भामि० १।३०, ४॥६, रध० 
१।३६ 2. वर्षा ऋत में देय (ऋण आदि)-पण्य 
. कदम्ब वृक्ष <. कुटज वृक्ष,>ण्यम्‌॒ बहुसख्यकता 
बाहुतव, ताच य । 

प्रावष्यः | प्रावष +यत | . एक प्रकार का कदंब का वक्ष 
2. कुटज वक्ष,- ष्यम वेदुर्यमणि, नीलम । 

प्रावेण्यम (नपु०) बढ़िया ऊनी चादर । 

प्रावेशन (वि०) (स्त्री०-ना ) [ प्र वेशन--अण्‌ | प्रवेश 
करने पर जो दिया जाय या किया जाय (किसी घर 
में या रंगमंच पर) । 

प्राव्रज्यम, प्रान्राज्यम्‌ [ प्रव्रज्या-+यण्‌, पक्षे उत्तरपद- 

वृद्धिश्व | धामिक साधु या सनन्‍्यासी का जीवन । 

| प्र+अश +घजऊा | 4. खाना, स्वाद चखना 

निर्वाह करना, पुष्ट होना - मन ० ११।१४३, धम 

आदि 2. आहार, भोजन । 

प्राशनम [ प्र+अश -+ल्यद ] खाना, पुष्ट होना, स्वाद 


आभार 


( ६९३ ) 


चखना 2. खिलाना, स्वाद चखाना--मन्‌ ० 
3, आहार, भोजन । 

प्राशनीयम | प्र|/-अश -+ अनीयर्‌ | आहा र, भोजन । 

प्राशस्त्यम्‌ [ प्रशस्त--ष्यव्य ] श्रेष्ठता, स्तुत्यता, प्रम- 
खता । 

प्राशित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+-अश्‌--क्त | खाया हुआ, 
चखा हुआ, उपभुक्त,--तम्‌ मृत पुरखाओं के पितरों को 
उदकदान ओर पिण्डदान, पितरों के औध्वंदेहिक 
संस्कार-प्राशितम पित॒तपंणम्‌ ._ मन॒० ३।७४ । 

प्राश्तिक: | प्रशन-+ ठक | 4. परीक्षक 2. मध्यस्थ, विवा- 
चक, न्यायाधीश अहो प्रयोगाम्यन्तर: प्राश्निक 
>>मालवि० १। 

प्रास: | प्र-अस्‌--घजञा | !. फेंकना, डालना, (तीर) 
छोड़ना 2. बर्छी, भाला, फलकदार अस्त्र (जिसमें 
फल लगाया हुआ हो ) । मन्‌० ६।३२, कि० १६।४ । 


प्रासकः [ प्रास--कन्‌ ] (. बरी, भाला, या फल लगा हुआ 
अस्त्र 2. पासा । 

प्रासंग: | प्र+समज्ज--घज्म , 
लिए जआ । 

प्रासड्रिक ( वि० ) ( स्त्री०-- की ) [ प्रसंग-ठक ] 
],घनिष्ठ संयोग से उत्पन्न 2. संयक्‍त, सहज 3.प्रसंगा- 
नुकल, आकस्मिक, आपाती, यदाकदा होने वाला 
-“ भासड्िकीनां विषय: कथानाम--उत्तर० २।६ 
८, संबंधानकल. ऋत्वनकल, अवसरानकल 6. उपा- 
ख्यान विषयक । 

प्रासहरूयः | प्रासंग-/यत | हल में जतने वाला बल । 

प्रासाद: [ प्रसोदन्‍्ति अस्मिन--्रसद + घझ् , उपसगंस्य 
दीघे: | . महल, भवन, गगनचंबी विशाल भवन 

भिक्षु: कुटीयति प्रासादे- सिद्धा०, मेघ० ६४ 

2. राजभवन 3. मंदिर का देवालय | सम ०--अद्भनम्‌ 
किसी महल या मन्दिर का आंगन,--आरोहणम्‌ महल 
म॑ जाना या प्रविष्ट होना, - कुक्‍्कुटः पालतू कबतर 
--तलूम महल को समरूत चपटी छत,--पृष्ठ: महल 
को चोटी पर बना छज्जा,--प्रतिष्ठा मन्दिर की 
प्रतिष्ठा, या अभिमन्त्रण,--ज्ञायिनू (वि०) महल 
में सोने वाला, श्यूड्र्म किसी महल या मन्दिर का 
कलस या मीनार, कंग्रा । 

प्रासिक: [ प्रास ---ठक | भाला रखने वाला, बर्छी-धारो । 

प्रासतिक (वि०) (स्त्री०-का) [ प्रसृति--ठक | प्रसव 
से सबंध रखने वाला, बच्चे के जन्म से संबद्ध । 

प्रस्त (भू० क० कृ०) [ प्र+-अस -+क्‍्त | . फेंका गया 
(बर्छी भाला आदि) चलाया गया, डाला गया, छोड़ा 
गया 2. निर्वासित किया गया, बाहर निकाला गया । 

प्रास्ताविक (वि०) (स्त्री ०-की )| प्रस्ताव--ठक | प्रस्ता* 
वना का काम देने वाला, प्रस्तावना या परिचय 


२।२९९, 


उपसगंस्य दीघे: ] बलों के 


भूमिका विषयक--जैसा कि 'प्रास्ताविक विलास” में 
(भामिनी-विलास का प्रथम या प्रारंभिक अंश) 
प्रास्ताविक वचनस्‌ भूमिका में दिया गया विवरण 
2. ऋतु के अनक्ल, अवसरानसार, सामयिक 3. संगत, 
प्रसंगानुकुल, (प्रस्तुत विषय से) संबद्ध--अप्रास्ता- 
विकी महत्यषा कथा--मा० २ । 

प्रास्तुत्यम [ प्रस्तुत-+ष्यडआ | विचार विमशेका विधय 
होना । 

प्रास्थानिक (वि०) (स्त्री०-की) [| प्रस्थान+ठवज्य | 
प्रयाण से संबद्ध या बिदा के अवसर के उपयक्त-रघ्‌ ० 
२।७० 2. बिदा के अन॒क्‌ल | 

प्रास्थिक (वि०) (स्त्री ०-की ) | प्रस्थ-- ठण | 4. तोल 
म॑ एक प्रस्थ 2. एक प्रस्थ में मोल लिया हुआ 
3. प्रस्थभर तोल का 4. एक प्रस्थ बीज से बोया गया । 


प्रात्ललण (वि०) (स्त्री०-णी) | प्रद्रवण-|-अण | झरने 
से उत्पन्न स्रोत से निकला हुआ । 

प्राहः [ प्रकर्षण 'आह' शब्दों यत्र--प्रा० ब० | नृत्यकला 
की शिक्षा । 

प्राह्मः [ प्रथमं च तदहह्च, कम० स०, टच्‌, अक्लादेश:, 
णत्वम्‌ ] दोपहर से पहले का समय । 

प्राह्नतन (वि०) (स्त्री०-नी) [| प्राक्त+ट्य, तुट, नि० 
एत्वम्‌ | मध्याक्त से पूत्र होने वाला, या मध्या क्वपूव 
संबंधी । 

प्राह्नतराम-तमाम्‌ (अव्य०) [ प्राक्ल+तरप्‌ (तमप ), 
आम्‌, नि० एत्वम |] प्रातः:काल, बहुत सवेरे । 


प्रिय (वि०) [प्री+-क ] (म० अ०--प्रेयस, उ० अ० 
--प्रेष्ठ | . प्रिय, प्यारा, पसन्द आया हुआ, रमणीय 
--अनकल बन्धप्रियाम कु० १।२६, रघ० ३॥२९ 
2. सुहावना, रुचिकर-ताम चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्याम्‌ 
--रघ्‌ृ० १४१६ 3. चाहने वाला, अनरक्‍त, भक्‍त 
--प्रियमण्डना -- ह ० ४९, प्रियारामा वदेही-उत्तर० 
२,-+यः . प्रेमी, पति--स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि प्रियेघ--मेघ० २८ 2. एक प्रकार का 
मग,--या प्रिया (पत्नी), पत्नी, स्वामिनी--प्रिय 
चारुशीले प्रिये रम्यशीले प्रिय--गीत० १० 2, स्त्री 
3. छोटी इलायची 4. समाचार, संसूचन 5. खींची 
हुई मदिरा 6. एक प्रकार का चमेली (का फूल) 
--पम्र . प्रेम 2. कृपा, सेवा अनग्रह--प्रियमाचररितं 
लते त्वया मे--विक्रम ०--१।१७, मत्तप्रियार्थयियासों 
--मेघ ० २२, प्रिय मे प्रियं मे, मेरी अच्छी सेवा की 
गई --भग ० १२३, पंच० १।३६५,१९३ 3. सुखद 
समाचार--रघु ० १२।९१, प्रियनिवेदयितारम्‌ शण० 
4. आनन्द, सुख,--यम्‌ (अव्य०) बड़ सुहावने या 
रुचिकर ढंग से । सम० --अतिथि (वि०) आतिथेय 
अतिथिसत्कार करने वाला,---अपाय: किसी प्रिय वस्तु 


( ६९४ ) 


का अभाव या हानि,--अप्रिय (वि०) सुखद और 
दु:खद, रचिकर और अरुचिकर (भावनाएँ) (यम) 
सेवा और अनिष्ट, अनुग्नरह और क्षति,--अम्बुः आम 
का वृक्ष, - अहूँ (वि०) [. प्रेम या कृपा का अधिकारी 
उत्तर० ३ 2. मिलनसार ([ हूँ: ) विष्णु का नाम,--असु 

(थि०) जीवन का प्रमी,-आरूय (वि०) अच्छा समा- 
चार सुनाने वाला,--आरुयानम्‌ रुचिकर समाचार 

--आत्मन्‌ .(वि० ) मिलनसार, सुखद, रुचिकर,-उक्ति 

(स्त्री ०)--उ दितम्‌ कृपा से यक्‍त या मत्रीपर्ण वक्‍तृता 

चापलसी के वचन--,उपपत्तिः (स्त्री ०) आनन्दप्रद या 
सुखद घटना, --उपभोग: किसी प्रेमी या प्रेयसी के साथ 
रंगरेछियाँ--रघ्‌ू० १२।२२,--एपिन (वि०) . भला 
चाहने वाला, सेवा करने का इच्छेक 2. मित्रता से यक्‍त 

स्नेही,-कर (वि०) सुख देने वाला या पैदा करने वाला, 
-कमन वि०)अनग्रह पृवेक या मित्रता से यक्‍त व्यवहार 
करनेवाला,-कलत्र: अपनी पत्नी से प्रेम करनेवाला पति 

अपनी भार्या को अत्यन्त चाहने वाला, काम (वि०) 
मित्रवत व्वहार करनेवाला,सेवा करने का इच्छक,-कार 
-कारिन[(वि.)अन ग्रह क रने वाला,भला करने वाला,-#त 
(पं०)भला करने वाला, मित्र, हितषी,-जनः प्रेमपात्र या 
प्यारा व्यक्ति,-जानि:अपनी पत्नीको अत्यन्त प्यार करने 


वाला पति,-तोषण: एक प्रकार का रतिबन्ध, मथन का 
आसन धघिशेष,--दर्श (वि०) देखने में सुन्दर,--दशन 
(वि०) देखने में सुहावना, सुन्दर दशेनों वाला, सुन्दर, 
मनोहर, सबसू रत-अहो प्रियदरश न: : ३०% :-उत्तर० ५, 
रघ० १।४७, श० ३॥११, (नः) 2. एक प्रकार 
का छहारे का वक्ष 3. गन्धर्वों के राजा का नाम-रघ ० 
५।५३,--दक्शिन (वि०)राजा अशोक का विशेषण,-देवन 
(वि०)जुआ खेलने क शौकीन,-धन्वः शिव का विशेषण 
--पुत्र: एक प्रकार का पक्षी,-प्रसादनम्‌ पति को प्रसन्न 

करन।,-प्राय (वि०) अत्यन्त कृपाल या सुशील-उत्तर ० 
२।२, (यम )भाषा में वाक्पटता,-अ्रायस (नपुं०) बहुत 
ही रोचक वक्‍तृता, जैसा कि एक प्रेमी का अपनी प्रेयसी 
के प्रति कथन,-प्रेष्सु वि०) अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त 
करने की इच्छा करने वाला,--भाव: प्रेम की भावना 
उत्तर ० ६।३ १,-भाषणमस्‌ कृपा से यक्‍त या रुचिकर शब्द, 
--भाषिन्‌ (वि० ) मधु रभाषी,-मण्डन (वि०) अलंकारों 
का प्रेमी--श० ४।९-मथधु (वि०) मदिरा का शौकीन 
(धुः) बलराम का विशेषण-,रण (वि०) बहादुर, शूर- 


वोर,-बचन (वि०) रोचक तथा कषपापूर्ण शब्द बोलने 
वाला (नम्‌ ) कृपा से यकत, प्रोत्साहक एवं मधुर शब्द 
विक्रम० २।१२, --वयस्पः प्रिय मित्र,-वर्णो प्रियंग 
नामक पौधा,--बस्तु (नपुं०) प्यारी चीज़,-- बाय 
(वि०) कृपा से यूक्‍त शब्द बोलने वाला, प्यारी बातें 
करने बाला, (स्त्री०) कुपामय और रोचक शब्द, 


- बादिका एक प्रकार का वाद्ययंत्र--वादिन (वि०) 
कृपा से यक्‍त तथा मधर शब्द बौलने वाला, चापलस 
-सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिन:--रामा० 
-अवस्‌ (पुं०) कृष्ण का विशेषण,--संबासः प्रिय 
व्यक्ति का सत्संग,--सखः प्रिय मित्र, (स्त्री ०--खी ) 
सहेली, अन्तरंग सहेली (किसी स्त्री को ),--सत्य 
(वि०) [. सत्य का प्रेमी 2. सत्य होने पर भी प्रिय 
-- संदेश: !. प्रिय समाचार, प्रमी का समाचार 
2. 'चंपक नाम का वक्ष,--समागस: अपने प्रिय व्यक्ति 
(या पदार्थ) से मिलन, - सहच्तरी प्यारी पत्नी 
--सुहृद्‌ (पूं०) प्रिय या प्राणप्रिय मित्र, हांदिक मित्र 
> स्वप्न (वि०) सोने का प्रेमी - रघ० १२।८१। 

प्रिययदद (वि०) [प्रियं वदति- प्रिय--वद्‌--खच्‌, म॒म्‌] 
मधु रभाषो, प्रिय बोलने वाला, प्यारी बातें करने 
वाला, मिलनसारा कु० ५॥२८, रघु० ३।६४,- दे 
. एक प्रकार का पक्षी 2. एक गन्धवे का नाम । 


प्रियक: [प्रिय--कन्‌ ]!. एक प्रकार का हरिण-शि० ४॥३२ 
2. नीप नामक वृक्ष 3. प्रियंगु नाम की रता 4. मध- 
मकक्‍्खी 5. एक प्रकार का पक्षी 6. जाफरान, केसर, 

कम असन वक्ष का फ्ल--शि० ८।२८ । 

प्रियद्धर, प्रियद्धुरण, प्रियडुगर (वि०) [प्रिय+क-- खच 
रु्यन्‌ अण वा, मम्‌ ] . अनग्रह दर्शाने वाला, कृपा करने 
वाला, स्नेह करने वाला,-प्रियडूरो में प्रिय इत्यनन्दत्‌ 
--रघु० १४॥४८ 2. रुचिकर 3. मिलनसार । 

प्रियद्रगः [प्रिय--गम्‌ +कु] एक लता का नाम (कहते हूँ 
कि यह लता स्त्रियों के स्पशुे मात्र से खिल उठती हैं) 
प्रियदगद्यामाजुप्रकृतिरपि -- मा० ३।९ (निम्नांकित 
इलोक में उन सभी कचविसमयों को एकत्रित कर 
दिया गया हँ जहाँ विशिष्ट परिस्थितियों में वक्षों के 
फलों का आना बतलाया गया हँ---पादाघातादशोक- 
स्तिलककुरबकौ वीक्षणालिड्भनाम्यां, स्त्रीणां स्पर्शात 
प्रियडगुविकसति बकुल: सीधगण्डपसेकात। मन्दारों 
नम वाक्यात्‌ पटमृदुहसनाच्चम्पको वक्त्रवातात्‌ चूतों 
गीतान्नमेरुतविकसति च पूरो नतंनात्‌ कणिकारः।) 
2. बड़ी पीपल, ग्रू (नपुं०) | जाफ़रान, कैसर । 

प्रियतस (वि०) [प्रिय--तमप्‌ ] अत्यंत प्रिय, सबसे अधिक 
प्यारा,--मः प्रेमी, पति--आ्षिप्रावातः प्रियतम इव 
प्राथनाचाटुका रा-मेघ ० ३१॥७०,-मा पत्नी, स्वामिनी, 
बल्लभा, प्रेयसी । 

प्रियतर (वि०) [ प्रिय+-तरप्‌ ] अधिक प्रिय, अपेक्षाकृत 
प्यारा। 

प्रियता,-त्वम [प्रिय-+-तलरू-)-टाप, प्रिय+त्व] ?. प्रिय 
हीना, प्यार 2. प्रेम, स्‍नह। 

प्रियम्भविष्णु, प्रियम्भावुक (वि०) [प्रिय--भू+सिष्णुच्‌ 
खुकञा वा, मम ] स्नेह का पात्र, अत्यंत प्रिय । 


( ६९९५ ) 


प्रियाल: [प्रिय-+-अल--अच ] पियारलू नामक वक्ष, दे० 
'पियाल',--लछा अंगूरों की बेल । 

प्रो | (क्रया०उभ० प्रीणाति, प्रोणीते प्रीत ). प्रसन्न करना 
खुश करना, सन्तुष्ट करना, आनन्दित करना-प्रीणाति 
यः सुचरितः पितरं स पुत्र:--भतं० २॥६८, सस्न 
पित॒न्‌ पिप्रियुरापगासु--भट्टि ३३३८, ५।१०४, ७।६४ 
2, प्रसन्न होना, खश होना--कच्चिन्‌मनस्ते प्रीणाति 


वनवासे-- महा ० 3. क्रपामय बर्ताव करता, अनग्रह 


दर्शाना 4. प्रसन्न या हंसमख रहना--प्रेर० (प्रीण- 
यति-ते ) प्रसन्न करना, सन्‍्तुष्ट करना । 

! (दिवा० आ०) (प्रीयते-'प्री क्रिया का कमवाच्य 
का रूप ) सन्‍्तुष्ट या प्रसन्न होना, तृप्त होता--प्रका- 
ममप्रीयत यज्वनां प्रियः:--शि० १।१७, रघु० १५।३० 
१९।३० याज्ञ ० १४२४५ <  सनह करना, प्रम करता 
3. सहमति या मंजूरी देना, सन्‍्तुष्ट होना । 

प्रीण (वि०) [प्री+कक्‍्त, तस्थ नः| ॥. प्रसन्न, सन्‍्तुष्ट, 

तृप्त 2. पुराना, प्राचीन 3. पहला । 

प्रीणनम्‌ [प्रीग--ल्य८] 4. प्रसन्न करना, सन्‍्तुष्ट करना 

2. जो प्रसन्न या सनन्‍्तुष्ट करता है । 
प्रीत (मू० क० कृ० ) [प्री--क्‍्त, नत्वाभाव: | प्रसन्न, खुश, 
प्रहष्ट, आनन्दित--प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व 
- “-रघु० २॥६३, १॥८१, १२॥९४ 2. आनंदयक्‍त, 
आह्लादित, हर्षपूण --मेघ० ४ 3. सनन्‍्तुष्ट “. प्रिय 
प्यारा 5. कृपालू, स्‍्नेही। सम०--आत्मन,--चित्‌ 
-“सनस्‌ (वि०) हृदय से खुश, मन से आनन्दित । 


प्रीतिः (स्त्री०) [प्री+-क्तिन्‌| . प्रसन्नता, आह्वाद 
संतोष, खशी, आनंद, हर्ष, तप्ति- -भवनालोकनप्रीति 
कु० २।४५, ६२१, रघु० २५१ मेघ० ६२ <. अनु- 
ग्रह, कृंपालता 3. प्रेम, स्नेह, आदर--मेघ० ४।॥१६, 
रघ० १५७, १२।५४ 4. पसन्द, चाह, खशी, व्यसन 
>थत मगया" 5. मित्रता, सोहाद 6. कामदेव की 
एक पत्नी का नाम, रति की सौत (सपत्नी संजाता 
रत्या: प्रीतिरिति श्रुत)। सम०--कर (वि०) 
प्रेम या अनुराग उत्पन्न करने वाला, रुचिकर,--कमन्‌ 
(नपुं० ) मत्री या प्रेम का बर्ताब, कृपापूर्ण काय,---दः 
नांटक में विदृषक या ससखरा।,--दत्त (वि०) स्नेह 
के कारण दिया हुआ (त्तम्‌) स्त्री को दी हुई संपत्ति 
विशेषकर विवाह के अवसर पर सास या इवसुर द्वारा 
-दानम,-दायः प्रेमोपहार, मित्रता के नाते दिया गया 
उपहार--तदवसरो$यं प्रीतिदायस्य--मा० ४, रघु० 
१५।६८,--घधनम प्रम या सोहादें के कारण दिया 
हुआ धन,--पात्रम प्रेम की वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति 
या वस्तु,-पु्वेम,--पूवकम्‌ (अव्य०) कथा के साथ, 
सस्‍्नेहप्॒वंक,--मनस्‌ (वि०) मन में खुश, प्रसन्न, आनं- 
दित, (वि०) प्रिय, स्नेही, प्यारा--कि० १।१० 


| बा. 
[०० करप 


--बचस (नपुं० ),--बचनम्‌ मंत्री से भरी हुईया 
कृपापूर्ण वाणी, -- वर्धन (वि०) प्रेम या हएष को बढ़ाने 
बाला (नः) विष्णु का विशेषण,-- बादः मित्रवत्‌ 
विचारविमर्श,-वियाहः प्रीति या प्रेम के कारण होने 
वाला विवाह, प्रम-संबंध, (जो केवल श्रेम पर आघा- 
रित हो ), - भ्राउ्ठम पितरों के सम्म।नार्थ किया जान 
बाला ऑंष्व॑दहिक संस्कार या श्राद्ध | 

प्र (म्वा० आ०-प्रवते) . जाना, चलना-फिरना 2. क्दना, 
उछलना । 

प्रष ) (म्वा० पर०--प्रोषति, प्रष्ट) . जलाना, ख्ापी 
जाना 2. भस्म करना 7! (क्रया० पर०-शृष्णाति) 
], आदे या तर होना 2. उडेलना, छिड़कना 3. भरना । 

प्रुष्ट (भू० क० क्ृ० ) [प्रष+-क्त| जलाया हुआ, खाया- 
पीया हुआ, जला कर राख किया गया । 

प्रष्वः [प्रपूक्वन्‌] !. वर्षा ऋतु 2. सूर्य 3. पानी की 
बंद--सिद्धा ० । 

प्रक्षक: [प्र -ईक्ष--ण्वल | दशक, तमाशबीन, देखने वाला 
दृश्य--द्वष्टा । 

प्रक्षणम [ प्र/ईक्ष+ल्यट ] . देखना, दृष्टि डालना 

दृश्य, दृष्टि, दशेन 3. आँख --चकित हरिणी प्रेक्षणा 

>-मेघ० ८२ 4. तमाशा, सार्वजनिक दृश्य, दिखावा । 
सम ०--कंटम्‌ आख का डला । 

प्रक्षणकम | प्रेक्षण---कन | दिखावा, तमाशा । 

प्रक्षणका [ प्र|ईक्ष+ण्वल, इत्वम | तमाशा देखने की 
शोक़ीन स्त्री । 

प्रक्षणोय (वि०) [प्र--ईक्ष---अनीयर | 4. दशनीय 
विचारणीय, निगाह डालने के योग्य 2. देखने के लिए 
उपयुक्त, मनोहर, सुन्दर--मेघ० २, रघु० १४९ 
3. विचारणीय, ध्यान देने के योग्य । 


प्रक्षणीयकर्म [ प्रक्षणीय--कन | दिखावा, दृश्य, तमाशा 
-+-शि० १०।८३ । 

प्रक्षा [ प्र+ईक्ष +अछरझू--टाप्‌ ] 4. दृष्टि डालना, देखना 
तमाशा देखना 2. अवलोकन, ददय, दृष्टि, दशेन 
3, तमाशवीन होना 4. कोई सार्वजनिक तमाशा 
दिखावा, दृष्टि 5. विशेष कर थियंटर का तमाशा, 
नाटकीय प्रदर्शन, अभिनय 6. बद्धि, समझ 7, विमश, 
विचारणा, पर्याकोचन 8. वक्ष की शाखा। सम० 
-अ (आ)गारः, - रमू, गहम, स्थानम्‌ . थिय- 
टर, नाटयशाला, रंगशाला 2. मन्त्रणा-मवन-- समाज 
श्रोता. दर्शकों की भीड़, सभा । 

प्रक्षावत्‌ (वि०) [ प्रक्षा+मतप्‌ | विचारशील, बद्धिमान 
विद्वान (पुरुष ) 

प्रक्षित (भू० क० कृ० ) [प्र+ईक्ष-+-क्‍त | देखा हुआ, विचार 

या हुआ, नजर डाला हुआ, निगाह में से निकाला 

हुआ, अवलोकन किया हुआ,-तम्‌, रूप, छवि, झलक । 


( ६९६ ) 


प्रद्ढ-लम [ प्र+इड्ख --घज्ा ] झूलना, पेंग (झोटा) 
लेना । 


प्रद्भमूण 4वि०) [ प्र+इडख -+ल्युट्‌ | घूमने वाला, इधर , 


उधर फिरने वाला, प्रविष्ट होने वाला--भट्टि० 
१०६,-- णभ्‌ 4. झूलना 2. झूला 3. नायक, सूत्रधार 

आदि पात्रों से शून्य एकांकी नाटक---सा० द० द्वारा 
री गई परिभाषा-गर्भावमश रहित॑ प्रेद्स्‍णं हीननायकम्‌, 
असूत्रधा रमेका द्ू.मविष्कम्भ प्रदेशकम्‌, नियद्धसंफोटयतं 
सवंवृत्तिसमाश्नितम्‌ । ५४७, उदा० 'वालिवघ' । 

प्रेद्डा | प्र+इंख्‌+ अछू-+टाप्‌ ] . झूला 2. नृत्य 3. पये- 
टन, धूमना, यात्रा करना 4. एक प्रचार का भवन या 

5. घोड़े का विशेष कदम । 

प्रद्भयत (मभू० क० क्ृ०) | प्र+इड्ख्‌--क्त ] झूला हुआ 
हिलाया हुआ, प्रदोलित या डांवाडोल । 

प्रड्डोल (चरा० उभ०--प्रद्डोल्यति --ते) झूलना, हिलना 
डांवाडोल होना । 

प्रद्डोलनम [ गेल +ल्‍ल्यूट ] . झूलना, हिलना, इधर से 
उधर प्रदोलित होना 2. झूला, पेंग । 


प्रेत (भू० क० कृ०) [ प्र+इ+क्त |] इस संसार से गया 
हुआ, -मृत-स्वजनाश्रु किलाप्तिसंततं दहति प्रेतमिति 
प्रचक्षे---रघ्‌ू० ८।२६,--तः . दिवंगत आत्मा 
औध्वंदेहिक क्रिया किय जाने से पूर्व जीव की अवस्था 
2. भूत, पिशाच---भग० १७।४, मन० १२।७१। 
सम०---अधिप: यमका विशेषण,---अन्नम पितरों को 
अपित आहार, --अस्थि (नपुं) मतक पुरुष की हड्डी 
धारिन शिव का विशेषण,--ईश:,--ईइ्बर: पग्रम का 
विशेषण,---उदृशः पितरों के निर्मित्त अपंण,---क्षमंन 
(नपु० )--कत्यम,,---कत्या औध्वंदेहिक या अन्त्यष्टि 
संस्कार, - गृहम्‌ कब्रिस्तात, शवस्थान,--चारिन्‌ (पुं० ) 
शिव का विशेषण, - दाह: मुदं का जलाना, शवदाह, 
“घूम: चिता से उठता हुआ घूआँ,--पक्षः पितपक्ष, 
आश्विन का कृष्णपक्ष जब कि पितरों के सम्मान में 
श्रद्धांजलियाँ अपित की जाती हैं, तु० 'पितृपक्ष' । 
--पटहः अर्थी ले जाते समय बजाया जाने वाला 
ढोल, --पति; यम का विशेषण, - पुरम यमराज की 
नगरी,--भाव: मृत्य, - भमिः (स्त्री०) कब्रिस्तान, 


शंवस्थान,--शरी रस वियक्त जीव का शरीर, मत 


शरीर,--शुद्धिः (स्त्री ),--शोचम्‌ किसी संबंधी की 
मृत्य हो जाने पर शुद्धि पातक शद्धि,--श्राइ़म किसी 
मत संबंधी के निर्मित्त बरसी से पहले २ किय जाने 
वाली औध्वंदेहिक (मासिक) क्रिपाएँ, - हारः . मत 
शरीर को (इमशानभूमि तक) ले जाने वाला 
2. निकट संबंधी । 


प्रेतिक [| प्रकषण इति गमन यस्‍स्य प्रा० ब० प्र-+इति 
+कन, | भूत, प्रेत । 


_ प्रत्य (अव्य०) [ प्र/-इ--क्त्वा--ल्यप्‌ ] (इस संसार से) 


विदा होकर मरने के पर्चात्‌ दूसरे छोक में--न च 
तत्प्रत्य नी इह--भग० १७।२८, मन० २।॥९,२६ । 
सम०--जातिः (स्त्री०) परलोक की स्थिति,--भाव 
मरने के पश्चात्‌ आत्मा की अवस्था । 

प्रेततन (पुं०) | प्र+-इ-क्वमिप्‌, तुकागमः ] . वाय 
2. इन्द्र का विशेषण । 

प्रेप्सा [ प्र-आप्‌ -+- सन्‌ +अ+टाप्‌ ] ?. प्राप्त करने को 
इच्छा 2. इच्छा । 

प्रप्पु (वि०) [प्र+आप-सन्‌-|उ] . प्राप्त करने का 
इच्छुक, कामना करता हुआ, अ भिलाषी, प्रबल इच्छुक 
2. उहृश्य रखने वाला । 


प्रेमननू (पुं०, नपुं०) | प्रियस्थ भाव: इमनिच प्रादेश: 
एकाच्कत्वात्‌ न टिकोप: --तारा० | प्रेम, स्नेह-तत्प्रे म- 
हेमनिकषोपलछतां तनोति--गीत० ११, मेघ० ४४ 
अनग्रह, कृपा, कृपापूर्ण या मद व्यवहार 3. आमोद- 
प्रमोद, मनोविनोद 4. हे, खशी, उल्लास । सम०» 
->अश्व (नपुं०) हर्षाश्र, स्नेहाश्ृ,--ऋद्धिः (स्त्री०) 
स्नेहवर्धन, उत्कट प्रेम,--पर (वि०) स्नहशील, प्रिय 
-- पातनम . (हर्ष के) आँसू 2. (आँसू गिरानेवाली ) 
आँख, - पात्रम् प्रेम की वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति या 
वस्तु, - बन्ध: -बन्धनम्‌ स्नेटवन्धन, प्रंम को फाँस । 
प्रेमिन (वि०) (स्त्री ०-णी ) [ प्रमन्‌ +-इनि|] प्रिय, स्नेह-शील। 
(थि०) (स्त्री०--सोी ) [अयमनयो: अतिशयन प्रिय 
-“प्रिय-+-ईयसुन, प्रादेश: 'प्रियः की म० अ०] अधिक 
प्यारा, अपेक्षाकृत प्रिय या रुचिकर -(प० ) प्रेमी 
पति (पुं०,नपुं०) चाफ्लसी, -सीो पत्नी, स्वामिनी 
प्रयोपत्य: [अपत्यानां प्रयः] बगला, कंक पक्षी । 


प्रेरक (वि०) (स्त्री ०-रिका) |प्र+ईर्‌-णिच --ण्वुल ] 
]. प्रेश्ति करने वाला, उत्तजक, उद्दीपक 2. भजन 
वाला, निदेशक । 

प्रेरशम-णा [प्र+ईर+णिच्‌+ल्यट | . प्रेरित करना 
उत्तेजित करना, आगे बढ़ाना, उकसाना, भड़काना 
2. आवेग, आवेश 3. फेंकना, डालना - भवति विफल- 
प्रेरणा चर्णमष्टि-मेघ० ६८ 4. भेजना, प्रेषित करना 
5, आदेश, निदेश 6. (व्या० में) किसी ओर से काय 

कराने की क्रिया, प्रेरणार्थंक क्रिया । 

प्रेरित (भू० क० कृ०) [|प्र/-ईर--णिच-+क्‍्त] . आगे 
बढ़ाया गया, उत्तेजित किया गया, उकसाया गया 
2. उत्तेजित, उद्दीपित, प्रणोदित 3. भेजा गया, प्रेषित 
4. स्पर्श किया गया, - तः दूत, एलची । 

प्रेष (म्वा० उभ० प्रेषति-ते) जाना, चलना-फिरना । 

प्रेष: [ प्र-/- इष -|-घञठा | 4. भेजना, प्रेषण करना 2. दूत के 
रूप में भेजना, निदेश देना, भार या बोस डालना 
आयक्त करना । 


बज हए अत गा ओ हे ८ म्फा श्र 
ना क पथ गम + न 
|] मन] 
ड़ । 


( ६९७ ) 


प्रेषित (भू० क० कृ०) [ प्र+-इष्‌--क्त ] !. (संदेशा 
देकर) भेजा हुआ 2. आदिष्ट, निदेशित 3. मूुड़ा 
हुआ, स्थिर, निदिष्ट होकर, (दृष्टि) डाली हुई 
4. निर्वासित । द 

प्रष्ठ (वि०) [ अयमेषामतिशयेन प्रियः--प्रिय--इष्टन्‌ , 
उ० अ० ] अत्यंत प्यारा, प्रियतम,--ष्ठः प्रेमी, पति, 
--ए्ठा पत्नी, स्वामिनी । 

प्रेष्य (वि०) [प्र-+-ईष्‌--ण्यत्‌| आदेश दिये जाने के योग्य, 
भेजे जाने या प्रेषित किये जाने के योग्य,-- ध्यः सेवक, 
भृत्य, दास,-ष्या सेविका, दासी--,ष्यम्‌ . दूतमंडली 
को भेजना 2. सेवा। सम०--जनः सेवकों का सम ह, 
“-भावषः सेवक की धारिता, सेवा, बन्धन--मालवि० 
५ १२,--वध्‌ः . सेवक की पत्नी 2. सेविका, दासी, 
-- बे; सेवकवृन्द, अनुचरवर्ग । 

प्रहि [प्र पूवंक इ धातु, लोट, मध्य० पु०, एक व० ]। 
सम०-- कटा विद्येष प्रकार की आचारविधि जिसमें 
चटाइयों का निषध हे ,--कर्दशा एक विशेष अनुष्ठान 
जिसमें सब प्रकार की अपवित्रता वर्जित ह,-द्वितीया 
एक अनुष्ठान विशेष जिसमें क्रिसी और की उपस्थिति 
वर्जित हैं -वाणिजा एक अंनुष्ठानविशेष जिसमें व्यापा- 
रियों की उपस्थिति निषिद्ध हे (दे० पा० २।१।७२)। 

प्रयम [प्रिय--अण्‌ | कृपाल होना, अनुग्रह, प्रेम । 

प्रेष: [ प्र+इष्‌--घज्म , वद्धि | . भेजना, निदेश देना 
2. आदेश, समादेश, आमन्त्रण 3. दु:ख, कष्ट 4. पागल- 
पन, उनन्‍्माद 5. कुचलना, दबाना, मर्देन करना, 
भीचना । 

प्रष्य: [ प्र/+ इष--ण्यत्‌, वृद्धि: ] सेवक, भृत्य, दास,- ष्या 
दासी, सेविका,--ष्यम् सेवा, दासता । सम०-- भावः 

. सेवक की क्षमता, सेवक की भाँति उपयोग करना, 

सेवा--कु० ६।५८ । क्‍ 

प्रोकतत (भू० क० क्ृ०) [ प्र--वच्‌ -+-कक्‍त | . कहा हुआ, 
बोला हुआ, उच्चारण किया हुआ 2. नियत किया 
हुआ, निर्धारित किया हुआ । 

प्रोक्षणम [ प्र+उक्ष्‌--ल्‍ल्यद ] . छिड़काव, पानी छिड़कना, 
-मनु० ५१११८, याज्ञ ७ १।/१८४ 2. छींटे देकर अभि- 
मंत्रित करना 3. यज्ञ में पशु का वध,--णी छिड़कने 
या अभिमंत्रण के लिए जल, पुण्यजल (ब० व०, 
कभी-कभी यह शब्द पवित्र जल से पूरित कलश के 
लिए भी प्रयक्त होता है, जिस अर्थ में बहुघा प्रय॒क्त 
होने वाला शब्द प्रोक्षणीपात्र' है) । 

प्रोक्षणीयम्‌ [ प्र+-उक्ष-|-अनीयर्‌ | पवित्रीकरण ([प्रोक्षण ) 
के लिए उपयुक्त जल । 

प्रोक्षित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+उक्ष-+-क्‍्त] !. जलमार्जेन 
से पवित्र किया हुआ 2. यज्ञ के अवसर पर बलि 
चढ़ाया हुआ । 


८८ 


प्रोच्चंड (वि०) [प्रा० स० ] अत्यन्त भीषण या भयानक । 

प्रोच्चे: (अव्य ०) [प्रा० स० | !. बहुत ऊँचे स्वर से, 
जोर से 2, बहुत अधिकता से । 

प्रोच्छित (भू० क० कृ०) [ प्रा० स० ] अति ऊंचा, उत्तुग, 


उन्नत । 

प्रोज्जासनम[ प्र+-उद--जस्‌ --णिच्‌-- ल्युट्‌ )) वध, 
हत्या । ' 

बोज्स्ननम्‌ [ प्र--उज्झ -- ल्यूट ] त्यागना, खाला कर देना, 
छोड़ना । 


प्रोज्मित (भू० क० कृ०) [ प्र+उज्झ--क्त | त्यागा 
हुआ, खाली किया हुआ, परित्यक्त, हटाया हुआ । 

प्रोड्छनम्‌ [ प्र|/-उञ्छ--ल्यूट्‌ ] . मिटा देना, पोंछ देना, 
छील देना-नं० ५३६ 2. अवशिष्ट पड़े हुए को 
चुन लेना । 

प्रोड्डीन (वि०) [ प्र--उद--डी--क्त | जो ऊपर उड़ 
गया हो, या उड़ गया हो । 


प्रोढ, प्रोढि [ प्र/ वह -|-क्त, क्तिन्‌ वा, सम्प्रसारण | दे० 
प्रोढ, प्रोढि । 

प्रोत (भू० क० कृ०) [प्र+वे--क्‍्त, संप्रसारणम्‌ | 
4. सिला हुआ, टांका लगाया हुआ,--कु० ७।४९ 
2. लंबा या सीधा फंलाया हुआ (विप० भओोत) 
3. बंधा हुआ, बाँधा हुआ, कसा हुआ--महावी ० 
६।३३ 4. विद्ध किया हुआ, आर-पार किया हुआ 
--रघु० ९।७५ 5. पारित, आर-पार निकला हुआ 
---तरुच्छिद्रप्रोतान अर्थात्‌ (चन्द्रकिरणान्‌) बिस- 
मिति करी संकलयति--काव्य ० १० 6. जमाया 
हुआ, जड़ा हुआ--महावी ० १।३५,--तम्‌ वस्त्र, बुना 
हुआ कपड़ा । सम०--उत्सादनम्‌ . छतरी 2. वस्त्र- 
भंडार, तंब्‌ । 

प्रोत्तण्ठ (वि०) [ श्रकर्षण उत्कण्ठ:--प्रा० स० ] गद्दन 
ऊपर उठाय हुए या फलाय हुए। 

प्रोत्कृष्टम [ प्र/उत्‌ +क्रश-+क्त ] कोलाहल, हल्ला- 
गल्ला । | 

प्रोत्वात (भू० क० क्ृ०) 
खोदा हुआ । 

प्रोत्तुड्र (वि०) [ प्रा० स० | बहुत ऊंचा या उन्नत । 

प्रोत्फल्ल (वि०) [प्रा० स०|]| पूरा खिला हुआ, 
फला हुआ । 

प्रोत्सारणम्‌ [ प्र+-उत्‌--सू--णिच्‌- ल्यूट | छुटकारा 
करना, साफ कर देना, हटाना, निर्वासित करना । 

प्रोत्सारित (भू० कं० कृ०) [ प्र+-उत्‌+सू+णिच्‌--क्त | 
. हटाया गया, छुटकारा पाया हुआ, निष्कासित 
2, आगे बढ़ाया गया, उकसाया 3. परित्यक्त । 

प्रोत्साहः [ प्र+उत्‌--सह +घञज ] /. अत्यनुरक्ति, 
उत्कटता 2. बढ़ावा, उद्दीौपन । 


| प्र+-उत्‌--खन्‌-क्त || 


( ६९८ ) 


उकसाने 


प्रोत्साहकः [ प्र+उत्‌+-सह -+णिच्‌ --ण्वल ] 
वाला, भड़काने वाला । 

प्रोत्साहनम्‌ | प्र/ उत्‌+-सह -+णिच्‌--ल्यट ] उकसाना, 
उद्दीपन, भड़काना, प्रणोदन । 

प्रोथ्‌ (म्वा० उभ०--प्रोथति-ते) १. समान होना, जोड़ 
का होना, मुकाबला करना (सम्प्र० के साथ) 
“ प्रप्नीथास्म न कश्चन--भट्टि० १४॥८४, १५४०, 
2. योग्य होना, यथेष्ट होना, सक्षम होना 3. भरा 
हुआ या पूरा होना । 

प्रोथ (वि०) [ प्रोथू--घ ] . विख्यात, सुविश्रुत 2. रक्खा 
हुआ, स्थिर किया हुआ 3, भ्रमण करना, यात्रा पर 
जाना, मार्ग चलना--वृक्षान्तमुदकान्तं च॒ प्रिय प्रोथ- 
मनुब्रजेत्‌--तारा ०.-थः,-थम्‌ . घोड़े की नाक या 
नथुना--ने ० १।६०, शि० ११११, १२७३ 2. सूअर 
की थूथन,-थः . कूल्हा, नितंब 2. खदाई 3. वस्त्र, 
पुराने कपड़े 4. गर्भ, कलल । 

प्रोथिन (पुं०) | प्रोथ--इनि ] धोड़ा । 

प्रोद्घुष्ट (भू० क० कृु०) [ प्र+उद्‌--द्यूप्‌ू+क्त ] 
. गूंजना, प्रतिध्वनि करना 2. कोलाहल करना । 

प्रोदुधोषणम्‌,-णा [ प्र--उद्‌--घुष्‌--ल्यूट | . ऐलान 
करना, घोषणा 2. ऊँचा शब्द करना । 

प्रोद्दीप्त (भू० क० क्ृ०) [प्र+उद्‌-+-दीप --क्त |] आग पर 
रक्‍्खा हुआ, जलता हुआ।, देदीप्यमान--भततं ० ३८८ । 

प्रोद्धिन्ष (भू० क० क्ु०) [ प्र+-उद्‌--भिद्‌--क्त ] 
. अंकुरित, अँखुबवा फूटा हुआ 2. फूट कर निकला 
हुआ । 

प्रोदभूत (भू० क० क्ृ०) 
हुआ, निकला हुआ । 

प्रोद्यत (भू० क० क्ृ०) [प्र+-उद +यम्‌ --क्त] 4. उठाया 
हुआ 2. सक्रिय, परिश्रमशील । 

प्रोद्माह: [ प्र-उद्‌ +-वह_--घज्म ] विवाह । 

प्रोत्नत (भू० क० कृ०)|[ प्र+-उद्‌-+- नम्‌--क्त ] . बहुत 
ऊंचा या उन्नत 2. उभरा हुक्ञा । 

प्रोल्छाघित (वि०) [ प्र +-उद्‌--लाघ्‌--क्त ] 4. रोग से 
मुक्त हो उठा हुआ, स्वास्थ्योन्मुत् 2. सुगठित, 
हट्टाकद्ठा । क्‍ 

“ प्रोल्लेखनम्‌ | प्र--उद्‌ --लिखू-- ल्यूट्‌ | खुरचना, चिह्न 
लगाना । 

प्रोषित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+वस्‌--क्त ] परदेश में 

गया हुआ, विदेश में रहने वाला, घर से दूर, अन- 

पस्थित, परदेश में रहने वाला । सम०--भतृका वह 

स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, श्यृंगारकाव्यान्तगंत 

आठ नायिकाओं में से एक, सा०द० में दी गई परिभाषा 

“-तानाकायवशादयस्या दूरदेशे गतः पति:, सा मनोभव- 

दुःखार्ता भवेत प्रोषितभर्तंका--११९ । 


[ प्र/-उद्‌+ भू--क्त ] फूटा 


प्रो (प्रौ) ष्ठः | प्रकृष्ट: ओष्ठो यस्य--प्रा० ब०, प ररूपम्‌, 
पक्षेवृद्धि: | . बैल, बलीव्द 2. तिपाई, चौकी 3. एक 
प्रकार की मछली (ष्ठी--भी) । सम०--पद: 
भाद्गपद भास (दा) पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा 
नाम का पच्चीसवाँ व छब्बीसर्वाँ नक्षत्र । 

प्रो (प्रो) ह (वि०) | प्र+उह +धज्मू, पररूपम, 
पक्षे वृद्धि] ताकिक, विवादी,--हः 4. तक॑, उक्ति 
2. हाथी का पर 3. ग्रंथि, जोड़ । 

प्रो (प्रो) ढ (वि०) [प्र-- वह --क्त, सम्प्रसारणम, 
पररूपम्‌, पक्षे वृद्धि: | . पूरा बढ़ा हुआ, पृर्णविकसित 
परिपक्व, पका हुआ, पूरा बना हुआ, पूर्ण (जैसे कि 
चन्द्रमा )-प्रौढपुष्पे: कदम्ब:-मेघ० २५, प्रौढतालीवि- 
पाण्डु, आदि--मा० ८।१,९।२८ 2. वयस्क, बूढ़ा, वृद्ध 
-- वतेते हि मन्मथ प्रौढ़सुहृदो निशीथस्थ यौवनश्री: 
“मा०८--शि० ११।३९ 3. घना, सघन घोर-- प्रौढं 
तमः कुरुक्ृतज्ञतयेव भद्रमू---मा० ७।३, शि० ४६२ 
4. विशाल, बलवान, समर्थ 5. प्रचंड, उत्कट 6. भरोसा 
करने वाला, साहसी, बेघड़क 7. घमंडी,-- ढा साहसी 
और बड़ी उम्र की स्त्री, अपने स्वामी के सामने भी 
निर्भीक और निलेज्ज; काव्यरचनाओं में वरणित चार 
प्रकार को मुख्य स्त्रियों में से एक भेद--- आषोडशा:द- 
वेदबाला त्रिशता तरुणी मता, पञ्चपञ्चाशता प्रौढा 
भवेद्वृद्धा ततः परम । सम० - अद्भना साहसी स्त्री, 
दे० ऊपर,--डक्तिः (स्त्री०) साहसयक्त या दर्पपूर्ण 
उक्ति,--प्रताप (वि०)बड़ा तेजस्वी, बलवान,--यौवन 
(वि०) जवानी में बढ़ा हुआ, ढलती जवानी का । 

प्रो (प्रो) ढ़िः (स्त्री०) [प्र+-वह -+क्तिन ] . पर्ण 
वृद्धि या विकास, परिपक्वता, पूर्णता 2. वृद्धि, वर्धन 
3. गौरव, ऐश्वयं, समुन्नति, प्रताप--बिक्रम० ११५ 
4. साहस, निर्भीकता 5. घमंड, अहंकार, आत्मविश्वास 
0. उत्साह, चेष्टा, उद्योग। सम०- बादः वाग्विदग्धता 
से युक्त गर्वीली वाणी 2. साहसपूर्ण उक्ति । 

प्रोण (वि०) [ प्र-- ओण्‌--अच्‌ ] चतुर, विद्वान, कुशल । 

प्लक्षेः | प्लक्ष +-घज्न |. वटवृक्ष, गूलर का पेड--प्लक्ष- 
प्ररोह इव सौधघतल बिभेद--रघृ० ८॥९३, १३॥७१ 
2. संसार के सात द्वीपों में से एक 3. पाइवं द्वार या 
पिछवाड़े कां दरवाजा, निजी गुप्त द्वार। सम० 
“-जाता,-- समुद्रवाचका सरस्वती नदी का विशेषण, 
- तीर्थम,--प्रद्रवणम्‌,--राज्‌_ (पुं०) वह स्थान 
जहाँ से सरस्वती निकलती हैँ । क्‍ 

प्लब (वि०) [ प्लु+-अच्‌ |] . तेरता हुआ, बहता हुआ 
८. कूदता हुआ, छलांग लगाता हुआ,-- बः 7. तैरना, 
बहना 2. बाढ़, दरिया का चढ़ाव 3. कुलांच, छलाँग 
4. बेड़ा, घड़नई, डोंगी, छोटी नौका--नाशयेच्च दने: 
पश्चातू प्लव॑ सलिलप्रवत्‌--पंच ० २।३८, स्व ज्ञान- 


: ( ६९९ ] 


प्लवेनेव वृजजिनं संतरिष्यसि--भग० ४३६, मनु० 
४१९४, ११।१९, वेणी० ३।२५ 5. मेंढक 6. बन्दर 
7. ढलान, ढलुवाँ स्थान 8. शात्र 9. भेड़ 70. नीच 
जाति का पुरुष, चांडाल 4, मछली पकड़से का जाल 
[2. अंजीर का पेड़ 3. कारण्डव पक्षी, एक प्रकांर 
को बत्तख्व 4. पदयोजना की दृष्टि से जुड़ी हुई पाँच 
या अधिक पंक्तियाँ, कुलक 5. स्वर का दीर्षों- 
च्चारण। सम०--गः . बन्दर--रघु०» १२।७८ 
2. मंढक 3. जलीय पक्षी, पनड्ब्बी पक्षी 4. शिरीष 
का वक्ष 5. सूय के सारथि का नाम (-- गा) कन्या- 
राशि,--गतिः मेंढक | 

प्लकक: [ प्लु बाहुण अक ] 4. मेंढक 2. कदने वाला 
व्यक्ति, कलाबाज, रस्से पर नाचने वाला नट 3. बड़ 
या पाकर का वृक्ष 4. चाण्डाल, जाति-बहिष्कृत 
5. बन्दर । 


प्लबंग: | प्लव--गम्‌ --खच्‌, डित, टिलोप: मम्‌ | 
. लेगूर, बन्दर 2. हरिण 3. बटवक्ष , पाकर का 
वृक्ष । 

प्लवड्धमः | प्लव--गम्‌ --खच्‌ू, मम्‌, | . बंदर--शि० 
१२।५५ 2. मंढक । 

प्लवनम्‌ [ प्लु--ल्युट्‌ ] . तैरना 2. स्नान करना, गोता 
लगान|--मा० १।१९ 3. छलाँग लगाना, कदना 
4. बड़ी भारी बाढ़, प्रलय 5. ढलान्र । 

प्लवाका | प्ल-/-आकन्‌ --टाप्‌ | घड़नई, बेड़ा । 

प्लविक (वि०) [ प्लव--ठन्‌ | नाव में बिठाकर ले जाने 
वाला, खिवया । 

प्लाक्षम्‌ | प्लक्ष--अण्‌ | प्लक्ष का फल । 

प्लाबः | प्लु+-घज्न | 4. बह निकलना 2. कूदना, छलांग 
छगाना 3. इतना भरना कि किनारे से बाहर निकल 
जाय 4. तरल पदार्थ को छानना (उसका मैल दूर 
करने के लिए)--याज्ञ ० १।१९० (दे० इस पर 
मिता०) । 

प्लावनम्‌ | प्ल--णिच्‌--ल्यूटू ] . स्नान, आचमन 
2. बाहर निकल कर बहना, बाढ़ आ जाना, जलमय 
ही जाना 3. बाढ़. प्रलय । 


प्लाबित ( भू० क० कछृ० ) | प्लु+-णिच्‌ -+कक्‍्त |] 
. तराया गया, बहाया गया, जलूथल किया गया 
2. जलमय किया गया, बाढ़ में ड्बोया गया, जल से 
 लबालब भरा गया 3. तर किया गया, गीला किया 
गया, छिड़का गया--शि० १२॥२५, कि० ११३ है 
4. ढका हुआ, आच्छादित । 

प्लह्‌ (म्वा० आ०--प्लेहते) जाना, चलना-फिरना । 

प्ली (क्रया०--पर० प्लीनाति) जाना, चलना-फिरना । 

प्लोहन्‌ (पुं०) [ प्लिह्‌ --क्वनिन्‌, नि० दीं: ) तिल्‍ली, 
तिल्‍ली का बढ़ जाना (प्लिहन्‌ भी) | सम० --उदरम्‌ 


तिल्‍ली का बढ़ जाना,--उदरिन्‌ वह पुरुष जो तिल्ली 
को वृद्धि से पीड़ित हो । 

प्लोहा (स्त्री०) तिल्ली । 

प्लु (म्वा० आ०--प्लवते, प्लुत) बहना, तैरना--कि 
नामतत्‌ मज्जंत्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्त इति-महावी. 
१,क्लेशोत्तरं रागवशात्‌ प्लवन्ते-रघ्‌० १६।६०,प्लवन्ते 
धर्मलघवो लोके5म्भसि यथा प्लवा:--सुभा० 2. नाव 
में बंठ कर पार जाना 3. इधर उधर झूलना, थर- 
थराना 4. कूदना, छलांग रूगाना, फलांगना--भट्ठि० 
५।४८, १४।१३, १५।१६ 5. उड़ना, उड़ान भरना, 
हवा में मंडराना 6. फुदकना 7. (स्वर का) दीघ॑ 
होना, प्रेर०--प्लावयति--ते ॥. तैराना, बहाना 
2. हटाना, बहा ले जाना 3. स्नान करना 4. जलथल 
एक करना, प्रलय आना, बाढ़ आना, जल में ड्बोना 
घट बढ़ कराना, अभि--, . बह निकलना 2. हावी 
हो जाना, पराभूत करना (आलं०), अबव--, कूकना, 
छलांग लगाकर बाहर होना, उद---, . बहना, तैरना 
८. उछलना, फलांगना--मनु० ८।२३, ६३, कदता, 


उचकना--शि० १२।२२, उप---, [. बहना, तैरना 
८. प्रहार करता, हमला करना, आक्रमण करना 
3. अत्याचार करना, कष्ट देना, तंग करना, सताना 
-“ निशाचरोपप्लुतभतुकाणां (तपस्विनीनाम्‌ )--रघु ० 
१४।६४, १०१५, मनु० ४|१८८, परि--, . तैरना, 
बहना <. स्तान करना, डुबकी लगाना 3. कदना, 
उछलना 4 जल प्रलूय होना, जलथल होना, बाढ़ 
आना 5. ढकना 6. हावी हो जाना (आलं०), बि-, 
. इधर उधर बहना, इधर उधर डावॉडोल होना, 
घटबढ़ हीना 2. (समुद्र में) निरुद्देश्य संचरण करना, 
तितरबितर होना--हि० ३॥२ 3. (मन आदि का) 
अव्यवस्थित होना 4. बर्वाद होना, नष्ट हो जाना 
5. असफल होता, प्रेर०-. बहाना, तेरना 2. (अयोग्य 
व्यक्तियों का) अध्यापन करना--मन्‌० १११९९ 
3. अव्यवस्थित होना, घबड़ाना, उद्विग्न होना, सम्‌,--- 
. घट बढ़ होना, इधर-उधर बहना 2. इकटठे बहना, 
(पानी की भांति) मिलना--भग० २।४६ । 


प्लुत (भू० क० कृ०) [ प्लु+-क्त ] . तेरता हुआ, बहता 
हुआ 2. जलूमय हुआ, जल में डूबा हुआ, जल में बहा 
हुआ 3. कूदा हुआ, फलांगा हुआ 4. (स्वर) दीर्घोंकृत, 
प्रदी हुआ 5. ढका हुआ (दे० 'प्ल') ,- तम 4, कद, 
उछल, उचक 2. कद फांद, घोड़े का कदम विशेष । 
सम०--गतिः खरगोश (स्त्री०) 4. उछल कद कर 
चलना 2. सरपट दोड़ना, घोड़े की टप्पेदार चाल । 

प्लुति: (स्त्री०) [ प्लु--क्तिन्‌ | ।. बाढ़, ऊपर से बहना, 
जलमय होना 2. उछल, कूद, उचक जैसा कि 'मंडक- 
प्लुति- में 3. कूदफांद कर चलना, घोड़े की एक चाल 


( (७०० ] 


विशेष 4. स्वर की घ्वनि का लंबा करना, प्रदीधघ 
करना । | 

प्लघ ) (म्वा०, दिवा० क्रमा० पर०--प्लोषति, प्लृष्यति 
प्लष्णाति, प्लष्ट) जलाना, झुलसना, धकधकाना, गम 
लोहे से दागना--ऋतु ० १।२२, भट्टि० २०१३४ । 

(क्रमा० पर० प्लष्णाति) 4. छिड़कना, गीला 

करना 2. लेप करना 3. भरना । 

प्लष्ट (भू० क० कृ० ) [ प्लूष्‌--क्त | झुलसाया गया, 
जलाया गया, दागा गया । 

प्लेब्‌ (म्वा० आ० प्लेवते) सेवा करना, हाजरी देना, सेवा 
में उपस्थित रहना । 


प्लोषः हि | प्लपू--धञ्ा ] जलाना, अन्‍्तर्दाह होना ('प्रोष' 
भी) । 

प्लोषण (वि०) (स्त्री०--णी) [ प्लप--ल्यद | जलना 
झलसना, जल कर राख हो जाना-तार्तीयीक॑ पुरा- 
रेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं व:---मा० १, (पाठा- 
न्तर ),--णम्‌ जलना, झूलसना ('प्रोषण' भी ) । 

प्सा (अदा० पर० प्साति, प्सात) खाना, निगल जाना । 

प्सात (भू० क० कृ०) [ प्सा+क्त ] . खाया हुआ 
2. भूखा । 

प्सानम्‌ [ प्सा+ल्यूट | . खाना 2. भोजन । 


"डा का9 4942 ूै.. ६०००००००६-०नपपूचतता पद". परत यम रा" सिधवाञ>ब >> छत -रक 


फ 


फक्क (म्वा० पर०--फक्‍्कति, फक्कित) . शनेः-शन 
चलना-फिरना, फुर्ती से जाना, सरकना, धीरे-धीरे 
चलना 2. गलती करना, दुव्यवहार करना 3. फूल 
उठना । 
फक्किका [ फक्क्‌+ण्व॒ल-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] . एक अवस्था 
सिद्ध करने के लिए पृर्व॑पक्ष, उक्ति या प्रतिज्ञा जिसको 
बनाये रखना हं-फणिभाषितभाष्यफक्किका विषमा 
कुण्डलनामवापिता-न ० २।९५ 2. पक्षपात, पूर्व चिन्तित 
। सम्मति । 
फट (अव्य०) एक अनुकरणमूलक शब्द जिसे जादू मंत्रा- 
दिक के उच्चारण करने म॑ रहस्यमय रीति से प्रयक्‍्त 
किया जाता है --अस्त्राय फट । 


फठः | स्फुट-+-अच्‌, पृषो ० ] . साँप का प्रसारित किया 
हुआ फणा ('फर्टां भी इसी अर्थ में )--निविषेणापि 
सर्पेण कर्तव्या महती फठा (पाठान्तर--फणा) विष 
भवतु मा भूद्दा फठाटोपो भय द्भधुरः--पंच० १।२०४ 
2. दाँत 3. धर्ते, ठग, कितव । 

फरडिगा. [ फड इति शब्दमिद्धति--फड--इड्ग --अच 
टाप | झींगुर, टिडडी, टिड्डा, फरतिगा । 

फण (म्वा० पर० फणति, फणित) . चलना-फिरना 
इधर उधर घूमना,-रुरुजुभे जिरे फंणबहुधाहरिराक्षसा 
--भट्टि० १४॥७८ 2. अनायास उत्पन्न करना, बिना 
किसी परिश्रमके पंदा करना (यह अर्थ कुछ के मता- 
नसार प्रेरणार्थक क्रिया का है) । 

फण:,-णा [ फण्‌--अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ | किसी भी साँप 
का फंलाया हुआ फण - विप्रक्ृतः पन्नगः फण्ण (फर्णां) 
कुरुते--श० ६।३०, मणिभिः फणस्थे:--रघु ० - १३। 
१२, कु० ६।६८, वहति भुवनश्रेणि शोष: फणाफलक- 


स्थिताम्‌ - भत्‌ ० २।३५। सम०--करः साँप,-- धर 
, साँप 2. शिव का नाम- भ्रत्‌ (पं०)सॉप,-- मणि 
साँप के फण में पाई जाने वाली मणि,--मण्डरूस साँप 
का कुंडलीकृृत शरीर-- करालफलमण्डलम्‌-- रघु०१२। 
९८, तत्फणामण्डलोदाचिमंणिद्योतितविग्रहम्‌-१०।७ । 


फणिन (१०) | फणा-|-इनि | . फणधारी साँप, सामान्य 
साँप, सपे-- उदगिरतो यद्गररूं फणिन: पृष्णासि 
परिमलोदगार:--भामि० १।१२,५८, फणी मय रस्य 
तले निषीदति--ऋतु ० १।१३, रघु० १६।१७, कु० 
३।२१ 2. राहु का विशेषण 3. पतंजलि का विशेषण, 
(पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य के प्रणता )--फणि- 
भाषितभाष्यफक्किका-- नें० २९५ । सम०-- इन्द्रः, 
--ईइबरः: . शेषनाग का विशेषण 2. साँपों के 
अधिपति अनन्त का विशेषण 3. पतंजलि का विशेषण, 
- खेलः लवा, बटर,- तल्पगः विष्ण का (शेषनाग 
जिनकी शय्या ह) विशेषण,--पतिः !. वासुकि या 
शंषनाग का विशेषण 2. पतंजलि का विशेषण-प्रियः 
वायू,-- फेनः अफीम, -- भाष्यम्‌ (पाणिनि के सूत्रों पर 
किया गया भाष्य ) महाभाष्य,-- भुज्‌ (पुूं०) . मोर 
2. गरुड़ का विशेषण । 

फत्कारिन (पुं०) | फत्कार--इनि ] पक्षी । 

फरम्‌ [ फल--भच्‌, रलयोरभेंद: | ढाल--तु ० फलक । 

_ (नपुं०) पानदान, पान रखने का डब्बा । 

फर्फरीकः [ स्फ्र--ईकन, धातोः फरफरादेश: ] खुले हुए 
हाथ की हथेली ।- कम्‌ . ताजा अंकुर या टहनी का 
अंखवा 2. मुदुता,-- का जूता । 

फल । (म्वा० पर० फलति, फलित) 4. फल आना, फल 
पंदा करना-नानाफल: फलति .कल्पलतेव विद्या-भतु० 


( ७०१ 


२।४०, परोपकाराय द्रुमाः फलन्ति--सुभा ०--विधातु- 
व्यापार: फलतु: च मनोज्ञरच भवतु-मा० १।१६ (इस 
अर्थ में प्रायः सकमंक के रूप म॑ धातु का प्रयोग होता हैं) 
“-मौयस्थेव फलून्ति विविधश्रेयांसि मन्नीतयः-मुद्रा ० 
२।१६ “निष्पन्न या घटित करना' 2. परिणामयकत 
होना, सफल होना, पूरा होना, निष्पन्न होना, काम- 
याब होना--ककेयि कामाः फलितास्तवेति-- रघु० 
१२३।५९, १५।७८, यदा न फेल: क्षणदाचराणां (मनो- 
रथा:)-भट्टि ० १४॥ ११३, १२।६६, नेवाकृति: फलति 
नव कुल न शीलम्‌-भत्‌० २।९६,११६ 3. फल 
निकलना, परिणाम या नतीजा पैदा करना--फलित- 
मस्माक कपटप्रबन्धेन--हि० १, फलित॑ नस्तहिं 
भगवती पादप्रसादेन--मा० ६, कि० १८।२५, खल: 
करोति दुर्वेत्तं नूनं फलति साघुषु---हि० ३॥२ १, दुष्ट 
व्यक्ति बुरे कार्य करते हैं और भले पुरुषों को उनका 
परिणाम भुगतना पड़ता है 4. पक्‍का होना, पक जाना। 
] (म्वा० पर०-फलति, फुल्ल या फुल्त (पहले अर्थ 
में), दूसरे अर्थ में फलित) . बलपूर्वक तोड़ना, 
खंड २ करना, फट जाना, दरार पड़ना--तस्य 
मूर्धानमासाद्य पफालासिवरों हि स:--महा० 2. प्रति- 
फलित होना, अक्स पड़ना--कि० ५३८ 3. जाना । 


फलस्‌ | फल्‌--अच्‌ ] 4. फल (आलं० से भी) ज॑ंसे वक्ष 


का--उदेति पूर्व कुसुम॑ं ततः फलम्‌--श० ७।३०, 
रघु० ४।३३, १।४९ 2. फसल, पैदावार--क्ृषिफलं 
“मेघ० १६ 3. परिणाम, फल, नतीजा, प्रभाव 
-- अत्युत्कटः पापपुण्यरिहंव फलमदइनुते--हि० १।८३, 
फलेन ज्ञास्यसि--पंच० १, न नव: प्रभुराफलोदयात्‌ 
स्थिरकर्मा विरराम कमंण:--रघु० ८॥२२, १३३ 
4. (अतः) पुरस्कार, क्षतिपूर्ति, पारितोषिक (शुभ 
या अशुभ) प्रतिफल--फलमस्योपहासस्थ सद्यः 
प्राप््यसि पश्य मामू--रघु० १२॥३७ 5. कृत्य, कर्म 
(विप० वचन )--बुवते हि फलेन साधवो न॒तु कंठेन 
निजोपयोगिताम्‌-न ० २।४८, “भले पुरुष अपनी उप- 
योगिता कर्मों से सिद्ध करते हँन कि वचतनों से' 
6. उद्देश्य, आशय, प्रयोजन--परेज्धितज्ञानफला हि 
ब॒ृद्धय:ः --पंच० १।४३, किमपेक्ष्य फलम--कि ० २॥२१ 
किस आशय क़ो विचार में रखकर, मेघ० ५४ 
7. उपयोग, भलाई, लाभ, हित--जगता वा विफलेन 
कि फलम्‌--भामि० २।६१ 8. छाभ या मूलराशि 
का ब्याज 9. प्रजा, सनन्‍्तान--रघृ० १४।३९ 


[0. (फल की) गिरी ॥4. पहिका या फलक 


2. (तलवार का) फल 43. तीर की नोक या सिरा, | 


बाण, गीतकार---मुद्रा० ७।१० 44. ढाल 5. अंड- 
कोष 6. उपहार 7. (गणित में) गणना-फल 
8. गुणनफल 9. रज:स्राव 20. जायफल 24, हल 


) 


का फल, फाली। सम०--अदनः-- फलाशन,--अनु- 
बन्ध: परिणामक्रम, फलपरम्परा,-- अनुमेय (वि०) 
जिसका अनुमान फल या परिणाम पर निर्भर हो 
“7 फलानुमेया: प्रा रम्भा: संस्कारा: प्राक्तना इब--रघु ० 
(।२०,- जन्तः बांस,-- अन्वेषिन्‌ (वि०) (कर्मों के) 
पुरस्कार या क्षतिपूर्ति की खोज करने वाला,--अपेक्षा 
(कर्मो के) फ़रू या परिणामों की आशा, नतीजे का 
ध्यान,-- अशनः तोता,-अम्लम्‌ इमली,-अस्थि (नपुं०) 
नारियल,--आकांक्षा (अच्छे परिणामों की ) आशा 
““दै० फलापेक्षा,-- आगमः 4. फलों की पैदावार, 
फलों का भार,--भवन्ति नम्नास्तरवः फलागमैं:--श० 
+५।१२ 2. फलों का मौसम, पतझड़,-- आढ्य (वि०) 
फलों से भरा हुया,--आढ्या एक प्रकार के अंगूर 
(जिसमें गुठलियाँ या बीज नहीं होते),--उत्पत्ति: 
(स्त्री०)) 4. फलों की पंदावार 2. फायदा, लाभ 
(त्ति:) आम का वृक्ष (कभी-कभी इसी अर्थ को प्रकट 
करने के लिए 'फलोत्पत्ति”' भी लिखा जाता है), 


“उदयः 4. फलों का दिखाई देता (आना), फल 
या परिणाम का निकलना, अभीष्ट पदार्थ या सफलता 
को प्राप्ति--आफलोदयकर्मणाम्‌--रघृ० १५, 
-उद्देशः फलों का ध्यान, दे० फलापेक्षा,--कामना 
परिणाम या फल की इच्छा,--कालः फलों का समय, 
“कैशरः नारियल का पेड़, - ग्रहः हित या लाभ को 
ग्रहण करने वाला, --ग्रहि,-प्रहिनू (वि०) (फले- 
प्रहि या फलेग्राहिनू) फलो से भरा हुआ, मौसम में 
फल देने वाला, - इलाध्यतां कुलमुपति पैत॒क॑ स्यान्म- 
नोरथतरु: फलेग्रहि:--कीति० ३॥६०, मा० ९।३९, 
“जय (वि०) . उपजाऊ, फलदार, फल देने वाला 
ूमनु० १११४२ 2. लाभकर या फायदा पहुंचाने 
वाला (दः) वृक्ष, निवृत्तिः (स्त्री०) परिणामों की 
समाप्ति,-निष्पत्ति: फलों का उत्पादन, - पाकः (फले- 
पाक: भी) . फलों का पकना 2. परिणामों की 


पूर्णता,- पादपः फलवक्ष,- पूरः--प्रकः सामान्य 


नीबू का पेड़, -- प्रदानम्‌ !. फलों का दना 2. विवाह 
के अवसर पर एक संस्कार विशेष,-- बन्धिन्‌ (वि०) 
फल को विकसित करने वाला या रूप देने वाला, 
“मूसिः (स्त्री०)) वह स्थान जहाँ मनुष्य अपने 
कर्मों का शुभाशुभ फल भोगता है (अर्थात्‌ स्वर्ग या 
नरक ) ,--भूत्‌ (वि० ) फलदायी, फलों से पृर्ण.---भोगः 
4. फलों का आनन्द लेना 2. भोगाधिकार, --योगः 
!. अभीष्टपदार्थ या फल की प्राप्ति-मुद्रा० ७।१० 
2. मजदूरी, पारिश्रमिक,-- राजन्‌ (पुं०) तरबूजा 
“वतुलम्‌ तरबूज,--वृक्ष: फलदारवक्ष,--वक्षक कट- 
हल का वृक्ष,---शाड॒वः अनार का पेड़,---श्रेष्ठः आम 
का पेड़,--संपद्‌ . फलों की बहुतायत 2. सफलता, 


( ७०२ ) 


--साधनम्‌ अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि का उपाय, 
उदेश्य की पूति,--स्नेहः अखरोट का पेड़, - हारो 
काली या दर्गा का विशेषण । 
फलकम [फल-कन्‌ ] . पट्ट, तख्ता, शिला, पटल या 
पटढ़ी--काल: काल्या भवनफलके क्रीडति प्राणिशार 
-भेत्‌० ३॥३९, द्यूत” चित्र आदि 2. चपटी सतह 
पञस्चंब्यभानकपोल फलकाम्‌ू--का० २१८, धृतमग्ध- 
गंणटफलकेविवभुशिठ ९।४७,३७ तु० तट 3 ढाल 
4. पत्र, पृष्ठ 5. नितंब, कल्हा 6. हाथ की हथेलो । 
सम०--पाणि (वि०) (योद्धा की भांति) ढाल से 
सुसज्जित,--यन्त्रम भास्कराचाय द्वारा आविष्कृत 
ज्योतिविषयक उपकरण । 


फलत: (अव्य०) [फल+-तसिल |] फलस्वरूप, परिणामरूप, 
यथाथंतः । 

फलनम्‌ [फल-ल्युट्‌ | ।. फल आना, फलवान्‌ होना 2. फल 
या परिणाम उत्पन्न करना । 

फलवत्‌ (वि०) [फल--मतुप्‌] 4. फलवान, फलदार 
2. फलूदायी, परिणामदर्शी सफल, लाभकारी,--तो 
'प्रियंगू! नामक लता । 

फलिता [फल -इतच -+टाप्‌ | रजस्वला स्त्री । 

फलिन्‌ (वि०) [फल--इनि] फलों से पूर्ण, फलदागी 
(आलं० भी) पुष्पिणः फलिनरचव वक्षास्तृभयत 
स्मता:--मन ० १।४७, मृच्छ० ४।१० ( प्‌० ) 
वृश्त । 

फलिन (वि०) [फल--इनच्‌ | फलों से पूर्ण, फलदायी, 
--नः केंट>हलू का पेड । 


फलिनो,-फली [फलिन --डीप, फल-+-अच्‌ -डीप | प्रियंग 
लता (कवियों के द्वारा इसे आम की पत्नी” कहा 
गया ह --तु० रघ्‌० ८।६१) 

फल्ग (वि०) [फल--उ, गुक च] [. बिना गूदे का, 
रसही न, तत्त्वतरहित, सारविहीन-सारं ततो ग्राह्मम- 
पास्य फल्गू--पंच० १।॥२ 2. अयोग्य, निरर्थक 
महत्त्वहीन--शि० ३।७६ 3. अल्प, सूक्ष्म 4. मिर्मूल, 
व्यय 5. दुबंल, बलहीन, निस्सार,--ह्गः (स्त्री०) 
 वसन्तऋतु 2. गूलर का वक्ष 3. गया के पास एक 
नदी । सम ०---उत्सवः वसन्तोत्सव, होली का त्योहार । 

फल्गुनः [ फल--उनन्‌, गूक्‌ च | . फाल्गन का महीना 
2. इन्द्र का नामान्तर,--नी एक नक्षत्र का नाम--कृ० 
७।६। 

फल्यम [फल--यत्‌ | फल । 

फाणि:, फाणितम[ फण्‌+णिच्‌-+-इञ्य , क्त वा |] सीरा 
राब । 

फाण्ड (वि०) [ फण्‌+क्त, नि० साध: ] सुगम प्रक्रिया 
द्वारा निमित, आसानी से बताया हुआ (जैसे काढ़ा) 
--5५-टठस्‌ अके, काढ़ाउतफाण्टमनायाससाध्यः कषाय- 


क॥ 6 चीन 5 


जय... ७------------------------»«»»-»-»-म-ममनमूमणम हनन मु ८०००-००, टनन»»»ण-ण»»०»»«»»»»«»»» मम का 


विशेष:--सिद्धा ०, फाण्टचित्रास्त्रपाणय:-भट्टि ० ९१७ 
(दे० भाष्य) । 

फालः,-लम [ फल--अण, फल--घछत्य वा ] 4. हल का 
फल, फाली-मन्‌ ० ६।१६ 2. बालों की मांग निकालना 
सीमंतभाग - ने ० १।१६,-लछः . बलराम का विशेषण 
2. शिव का विशेषण 3. नीबू का पेड़,-- लग 7. सूती 
कपड़ा 2. जोता हुआ खेत । 

फाल्गनः [फाल्गुन+अण | . महीने का नाम (जो फ़रवरी- 
माच में आता हे) 2. अर्जुन का विशेषण-- महा ० में 
नाम को व्याख्या इस प्रकार ह-उत्तराम्यां फल्गनो भ्यां 
नक्षत्राभ्यामहं दिवा, जातो हिमक्तः पष्ठे तेन मां 
फाल्गुन॑ विद्ः 3. वक्ष का नाम, जिसे अज न कहते 
है । सम०---अनज:ः . चत्र का महीना 2. वसंतकाल 
3. नकल और सहदेव का धिशेषण । 


फाल्गुनी [ फाल्गनी+अण्‌ -+छीपू ] फाल्गून मास को 
पूुणिमा । “सम० - भवः बहस्पति ग्रह का विशेषण । 


फिरड्ड: (पुं०) फिरंगियों अर्थात्‌ यूरोपियनों का देश । 
फिराड्धिन (पुं०) [ फिरंग-+इनि ] फिरंगी, अंग्रेज 
यूरोपियन । 


फुक: [फर-+क-+क | पक्षी । 

फू (फू) त्‌ (अव्य०) अनुकरणमूलक शब्द जो प्रायः “क 
के साथ प्रयक्‍त होता है, तरल पदार्थों में फंक मारने 
से पैदा होने वाली ध्वनि, कभी-कभी इससे घणा सूचित 
होती है, फु (फ) त्‌ क् (किसी तरल पदार्थ में) 
फूक मारना--बाल: पायसदग्धो दध्यपि फूल्कृत्य 
भक्षयति - हि. ४॥१०३। सम०- कारः,- कृतम, 
-कृतिः (स्त्री०) !: फँक मारना 2. साँप की फुफकार 
3. सी सी करना, सायं सायं की ध्वनि 4. सुबकना 

चीख़ मारना, ज़ोर की चीख, चीत्कार । 

फुप्फुस;,-सम्‌ (नपुं०) फेफड़े । 

फुल्ल ( मभ्वा० पर० फुल्लति, फुल्लित ) कली आना, फूलना, 
फुलाना, (पुष्प का) खिलना । 

फुल्ल (भू० क० कृ०) [फल--क्त, उत्व लत्वम्‌ | . फंलाया 
हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ- पुष्प च फुल्ल नव- 
मल्लिकाया: प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌- क्तु० 
६।६, फ्ल्लारविदवदनाम- चोौर० १ 2. फल आना, 
खिला हुआ रघु० ९।६३ 3. विस्तारित, फलाया 
हुआ, (आँखों की भाँति) खूब खुला हुआ- पंच० 
१।॥१२६। सम०- लोचन (वि०) (हर्ष से) खिली 
हुई आँखों वाला (नः) एक प्रकार का मग । 

फंटकारः [फेट-+क-+घज्म | चीख, हक (कुत्ते भेड़िये की 
घ्वनि ) । 

फेण:,-नः [स्फाय्‌-+- न, फ शब्दादेश:, पक्ष णत्वम ] . झाग, 
फेन (कफ आदि )--गौरीवक्ध भ्रकुटिरचनां या विह- 
स्यव फर्न:--मेघ० ५०, रघु० १३।११, मनु० २।६१ 


( ७०३ ) 


2. मंह का झाग या बुलब॒ुला 3. थूक । सम०--पिषण्ड: चण्डडात्कृति--मा० ५११९ 2. धूतें, बदमाश, ठग 
. बुलबुला 2. खोखला विचार, अनस्तित्व, -बाहिनू |. 3. राक्षस, पिशाच । 
(पुं०) छानने के काम का कपड़ा । फेरः [फं-+रु+ड] गीदड़ । 
फंण (न) के [फंण--कन्‌ | दे० 'फंन । फेलम्‌, फेला, फेलिका, फेली [ फेल्यते दूरे निश्षिप्यते, 
फेनिल (वि०) [ फेन-+-इलूच ] झागदार, बुलबुले वाला, फेल---अड, स्त्रियां टापू, फंल--इन्‌--कन्‌-+टाप्‌, 
-- फेनिलमम्बराशि --रघ्‌ृ० १३॥२ | है फेलि+डीष | उच्छिष्ट भोजन, भोजन का बचा खुचा 
फेरः, फेरण्ड: [फेरा-+-क, फे+-रण्ड--अच ] गीदड़ । भाग, जूठन । 


फेरवः [फं इति रवो यस्य ब० स०] 4. गीदड़-कऋन्‍्दत्फेरव- 


कमल जाके. बगल पु. धन पककक5+प--०००गू0.वयी। यह ८-५ 


ब 
बह (म्वा० आ० बंहते, बंहित) बढ़ना, उगना । बटः [बट--उ, बवयोरभेद:] बालक, लड़का, छोकरा 
बंहिमन्‌ (पुं०) [बहुल--इमनिच्‌, बंहादेश:| बहुतायत, (बहुधा तिरिस्कारसूचक) चाणक्यबटु:-आदि दे० “वर्टू' । 
बाहुल्‍य । बडि (लि) शम्‌ (नपुं०) मछली पकड़ने का कांटा--भतृु ० 
बहिष्ठ (वि०) [बहुल--इष्ठन्‌, बंहादेशः उ० अ»] ३।३१। 
अत्यन्त अधिक, अत्यंत बड़ा, बहुत ही ज्यादह । बत (अव्य० )[वन्‌ --क्त, बवयोरभेंद:|निम्नांकित अर्थ प्रकट 
बंहोयस्‌ (वि०) [बहुल--ईयसुन्‌, बंहादेश: म० अ०] अपे- करने वाला अव्यय !. शोक, खेद--वयं बत विदूरत: 
क्षाकृत अधिक, बहुत ज्यादह, अपेक्षाकृत बहुसंख्यक । क्रमगता पश्नों: कन्‍्यका -मा० २।१८, अहो बत मह- 
बकः [वद्भू--अच्‌, पृषो० साधु:] 4. बगला 2. ठग, घूत, त्पापं कतूँ व्यवसिता वयम्‌, भग० १॥४५ 2. दया या 
पाखंडी (बगला बड़ा घूत पक्षी है, वह अपने पंजे में करुणा--क्व वत हरिणकानां जीवित चातिलोलम्‌ 
दूसरों को फांस लेता है) 3. एक राक्षस का नाम -श० १॥१० 3. संबोधन, पुकारना--बत वितरत तौय॑ 
जिसे भीम ने मारा था 4. एक राक्षस का नाम जिसे तोयवाहाः नितान्तम्‌ -गण०, रघु० ६॥४७ 4. हें या 
कृष्ण ने मारा था 5. कुबर का नामान्तर । सम०-चर:, संतोष--अहो बतासि स्पृहणीयवीय:--कु० ३॥२० 
--बृत्तिः---ब्नतचर:,--ब्रतिक:, --अतिन्‌ (पुं०) बगले 5. आइचयं, अचंभा, अहो बत महच्चित्रमू-का० १५४, 
' की भांति आचरण करने वाला, ढोंगी, पाखंडी-अधो- 6. निन्‍दा (अहो' के साथ “बत' के अर्थ “अहो के 
दृष्टिनैष्कृतिक:, स्वार्थंलाघनतत्पर:, शठो मिथ्याविनीत- अन्तगंत दे० ) । 
एच बकन्नतचरो द्विज:--मनु ० ४।/१९६,--जित्‌ (पृ०) | बदरः(बद---अरच |वेर का पेड़,--रमस्‌ बेर का फल,--कर- 
--निषदनः 4. भीम का विशेषण 2. कृष्ण का विश्े- बदरसद्शमखिलं भुवन्तलं यत्प्रसादतः कवय:, पश्यन्ति 
षण,--ब्रतम बगले की भांति आचरण, पाखंड | सूक्ष््मतयः सा जयति सरस्वती देवी--वास० *, 
बकुलः [बडक्‌-+- उरच्‌, रेफस्थ लत्वम्‌, नलोप:) एक ( मौल- भामि० २।८। सम ०--पाचनस्‌ एक पुष्यतीर्थ स्थान । 
सिरी) वृक्ष (कहा जाता है कि कविसमयानुसार तरु- | बंदरिका [बदरी +कन्‌ +टापू, हस्व:| बेर का पैड़ या 
णियों द्वारा मदिरा का गंड्ब छिड़कने पर इसमें फल,---अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा:--हिं० 
मंजरी फूट आती हे ।$॒ ---कांक्ष त्यन्यो ( अर्थात्‌ केसर १॥९४ 2. गगा का एक स्रोत, जो नर और नारायण 
या बकुल) वदनमदिरां दोहदच्छक्मना5स्या:--मेघ० के आश्रम के निकट स्थित हैं, कि इसे ही बदरीनारायण 
७८, बहुल: सीध॒गंड्बसेकात्‌ (विकसित) (इस प्रकार कहते हें। सम०--आश्रमः बेदरिका का आश्रम । 


के अन्यवक्षों से संबद्ध कविसमयों के लिए प्रियंगू के | बदरी [बदर--डीष] . बेर का पेड़; दे० बादरायण 
तीचे उद्धरण देखो ),--छम्‌ मौलसिरी वक्ष का सुगंधित 2.--बदरिका (ऊपर 2) । सम०--तपोवनम्‌ बदरी- 


फूल--भाभमि० १५४ | | स्थित तपस्था करने का उद्यान--कि० १२॥३२, 
बकेरुका [बकानां बकसमहानाम्‌ ईरुक गतियत्र--ब० स० ] -फलम बेर के पेड़ का फल,--बनम्‌. (णम्‌ ) बंर 
छोटो बगली । की झाड़ी या जंगल,--झज्वलः बदरी पर स्थित पहाड़ । 


बकोट: (पुं०) बगला। बद्ध (भू० क० कृ०) [बन्ध्‌ू--क्त] 4. बाँधा हुआ, बंधा 


( ७०४ ) 


हुआ, कसा हुआ 2. #ंखलित, बेडियों से जकड़ा हुआ 
3. बंदी, पकड़ा हुआ 4. अवरुद्ध, कारावासित 5, कमर 
कसे हुए 6. संयत, दबाया हुआ, रोका हुआ 
7. निमित, बनाया हुआ 8. प्यार किया गया, 
रिझाया गया 9. मिलाया गया, संहित 0. पक्का 
जमाया गया, दृढ़ | सम०--अहुगलित्र,--अगडलित्राण 
(वि०) दस्ताना पहने हुए,--अज्जलि (वि०) हाथ 
जोड़े हुए, आदर या सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
नम्नता पूवक दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करते 
हुए,-- अनुराग (वि०) स्नेह में बंधा हुआ, प्रेम के 
कारण अनुरक्‍त, प्रमबंधन में जकड़ा हुआ,-- अनुश्ञय 
(वि०) पश्चात्ताप करने वाला,-- आशइक (वि०) 
जिसकी आशोंकाएँ बढ़ गई हैं, शड्रूगकुल,-उत्सव (वि० ) 
उत्सव या त्यौहार मनाते हुए (वि०) मिलकर 
प्रयत्त करनेवाले; - कक्ष,-कक्ष्य (वि०) दे० 'बद्धपरि 

कर --कोप,-मन्यु,--रोष (वि० ). क्रोध अनभव करते 
हुए, क्रोध या रोष की भावना रखते हुए 2. अपने 


क्रोध का दमन करने वाला,-- चित्त,- मनस्‌ (वि०) 
मन को किसी ओर जमाये हुए, मन को किसी ओर 
दृढ़तापुवक लगाने वाला,--जिद्ठ (धि०) जिसको 
जिद्ठा कील दी गई हैँ,--दृष्टि,--नेत्र,-- लोचन 
(वि०) आंख को एक ओर जमा कर ताकने वाला 
: टकटकी लगाकर देखने वाला,--धार (वि०) लगातार 
अधिच्छिन्न रूप से बहने वाला, -नेपथ्य (वि० 
नाटकीय वेशभूषा धारण किय हुए,-- परिकर (वि० 
कमर बांध हुए, कमर कसे हुए, तयार, सज्जित 
> भप्रतिज्ष (वि०) . जिसने कोई ब्रत या प्रतिज्ञा की 
है 2. दृढ़ संकल्प वाला,--भाव (वि०) स्नेहशील 
दिल लगाये हुए, मुग्ध (अधि० के साथ ) - द॒ढ़ं त्वयि 
बद्धभावोव॑द्यी -- विक्रम ० २,-- मुष्टि (वि०) . मुट्ठी 
बांध हुए 2. मुट्ठी भींचे हुए, कंजूस, - मूल (थि० ) 
जिसकी जड़ गहराई तक *गई हो, जड़ पकड़ हुए 
-बद्धमलस्थ मूल हि महद्वरतरो: स्त्रिय:--शि० 
२।२८,-- मौन (वि०) जीभ थामे हुए, मौन रहन 
वाला, चुप - अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदु:खा- 
दिव बद्धमौनमू--रघु० १३॥।२३,--राग (वि०) 
अआसक्त, मग्ध, अनु रकक्‍्त--पच ० १।१२३,-- बसति 
(वि०) अपना वास स्थान स्थिर करने वाला,--बाच्‌ 
(व०) जिद्दा रोके हुए, चुप रहने वाला,--वेपय 
(वि०) कंपकंपी से ग्रस्त.--वबर -(वि०) जिसको 
किसी से घोर घणा हो गई हो या पक्की शत्रता हो गई 
हो,-- शिख (वि०) . जिसने अपनी चोटी बांघ लो 

(चोटी में गाँठ दे लो ह) 2. जो अभी बच्चा ह, 
बालक,--स्नेहे (वि०) अनुराग करने -ाला, 
सस्‍्नेंह्शोल । 


बध्‌ (म्वा० आ०--बीभत्सते-- मूल अर्थ को बताने वाले 
बध्‌ धातु का सन्नत्त रूप) घिन करना, घृणा करना, 
अरुचि रखना, संकोच करना, झिझका, ऊबना (अपा० 
के साथ )-- यभ्यों बीभत्समाना:--उत्तर० १। 

बधिर (वि०) [बन्ध्‌ू+किरच ] बहरा,--ध्वनिभिजेनस्य 

बधिरीकृतश्रुते:--शि ० १३।३, मनु० ७।१४९ । 


बधिरयति (ना० धा० पर०) बहरा बनाना (आलं० 
से भी ) -- बधिरिताशेषदिगन्त रालम्‌-- का ०, महावी ० 
६।८० । 

बधिरित (वि०) [बधिर--इतच्‌ ] बहरा किया गया, बहरा 
बनाया गया । 

बधिरिसन्‌ (पुं०) [बधिर--इमनिच्‌ | बहरापन । 

बन्दि:, - दी (स्त्री०) [वन्द्‌ू-इन्‌, वन्दि+डछीप्‌ | . बंधन 
कारावास 2. क़दी, बधआ--कु० २।६१ । 


बन्ध्‌ (क्रया० पर० बषघ्नाति, बद्ध ०, कमं० बध्यते ) 
. बांघना, कसना, जकड़ना--बद्ध न संभावित एवं 
तावत्करेण रुद्धोषपि च केशपाशः -- कु० ७।५७, रघु० 
७।९, कु ०७।२५, भष्टि ० ९॥७५ 2. दबोचना, पकड़ना, 
जेल में डालना, जाल म॑ फंसाना, बंदी बनाना 
--कमंभिनंं स बध्यते -भग० ४।१४, बलिबंबन्ध 
--भंट्टि०ग २३९, १४५६ 3. ज़ंज़ीर में बांधना, 
बेडी में जकड़ना 5. रोकना, ठहराना, दमन करना 
यथा बद्धकोप, बद्धकोष्ठ आदि में 5. पहनना, घारण 
करना- न हि चडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते 
-पंच० १।७२, बबन्घरंडगुलित्राणि - भष्टि ० १४७, 
6. (आंख आदि का) आऊक्रृष्ट करना, गिरफ्तार 
करना - बबन्ध चक्षृंषि यवप्ररोह:--कु० ७।१७, या 
बध्ताति में चक्षः (चित्रकूट:)--रघु० १३।४७ 
7. स्थिर करका, जमाना, (आँख या मन आदि) 
निदेशित करना, डालना (अधि० के साथ ) -- दृष्टि 
लक्ष्यघू बन्धनू--मुद्रा० १।२, रघु० ३।४, ६।३६, 
भष्टि० २०१२२ 8. (बाल आदि) बाँधना, मिलाकर 
जकडना--मद्रा ० ७। १७ 9. निर्माण करना, संरचम 
करना, रूप देना, व्यवस्थित करना--बद्धोंमिनाकव- 
नितापरिभक्तमक्तम--क्ि ० ८।५७, मगकुल॑ रोमन्ध- 
मम्यस्यतु० - श० २६, तस्याञ्जलि बन्धुमतो बबन्ध 
--रघु० १६।॥५, ४॥३८, ११३५, ७८, कु० २४७ 
५।३० भटष्टि० ७।७७ 70. एकत्र करना, रचना 
करना, (कविता इलोक आदि) निर्माण करना 
--तुष्टबंद् तदलघ॒ रघुस्वामिन: सच्चरित्रम्‌ 
--विक्रम ० १८।१ ०७, इलोक एव त्वया बद्ध:--रामा ० 
. वनाना, पंदा करना, (फल आदि) जन्म देना 
--रघु० १२।६९, श० ६।४ 2, रखना, अधिकार में 
करना, ग्रहण करना, संजोी कर रखना--उत्तर ० २।८, 
(बंध्‌' के अर्थों में उन संज्ञाओं के अनुसार जिनसे वह 


( ७०५ ) 


संयक्‍्त होता है, नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं । 
उदा०--भ्रुकुटि बन्ध्‌ भौंहों में बल डालना, त्योरी 
चढ़ाना, मुष्टि बन्ध्‌ मुट्ठी बाँधना, अड्जलि बन्ध्‌ नम्न 
निवेदन के लिए हाथ जोड़ना, चित्त, धियं, 
सनः, हृदयं, बन्ध्‌ मन लगाना, दिल लगाना, 
प्रीति, भावं, राग बन्ध, प्रेमपाश में बद्ध होना, 
मुग्ध होना,--सेतुं बन्ध्‌ पुल बनाना, सेतु का निर्माण 
करना, वरं॑ बन्ध्‌ घृणा पेंदा होना, शत्रुता, 
सख्यं, सोहद॑ बन्ध मंत्री करना, गोल बन्ध्‌ गोल 
बाँधना, संडलं बन्धू, मंडल बनाना, गोल बांध कर 
बेठता, मौन बन्ध, चुप्पी साधना, परिकरं बस्ध्‌ , कक्षां 
बन्ध्‌ कमर कसना, तंयार हो जाना --दे० बद्ध के नीचे 
समस्त शब्द, प्रेर० -बंधवाता, बनवाना, रचवाना, 
निर्माण करवाना--रघु० १२।७०, अनु -- . बांधना, 
जकड़ना --शि० ८।६९ 2. रूग जाना, चिपकना, जुड़ 
जाना--तान्येवाक्षराणि मामनुबध्नन्ति उत्तर० रे, 
3. उपस्थित रखना, चुपचाप अनुसरण करना, पद 


चिह्नों पर चलना--मधुकरकुलेरनुबध्यमानम्‌ -का० 
१३९, को न खल्वयमनुबाध्यमानस्तपस्विनी भ्यामबाल- 
सत््वो बाल:-श० ७ 4. दबाव डालना, प्रेरित करना, 
अत्यंत आग्रह करना, आ-, !. बांधना जकड़ना, 
कसना--मन्‌ ० ११।२०५ 2. बनाना, निर्माण करना, 
व्यवस्थित करना--आबद्धमण्डला तापसपरिषद्‌--का ० 
४९, आबद्धमाला:--मेघ० ९, भट्टि० ३।३०, कि० 
५।३३,-आबद्धरेखमभितो नवमञ्जरीभिः--गीत ० ११ 
3. स्थिर करना, जमाना, निदेशित करना--रघु ० 
१।४०, उद--+ बांधना, लटकाना - कंठमुद्बध्नाति 
--मुद्रा० ६, रघु० १६।६५, नि -+ बांधना, कसना 
जकड़ना, शंख लित करना, वेड़ी में बांधना --आत्म- 
वन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति घनजझ्जय --भग० ४।४१, 
९९, १४७, १८।१७, मनु० ६॥७४, कु० ५।१० 
2. स्थिर करना, जमाना --त्वयि निबद्धरते --विक्रम ० 
४२९ 3, बनाना, निर्माण करना, संरचना करना 
व्यवस्थित करना---हेमनिबद्ध चक्रमू, पाषाणचयबद्ध: 
कपः आदि 4. लिखना, रचना करना -मया निबद्धेय- 
मतिद्वयी कथा-क ० ५, निस्‌ --, दबाव डालना, प्रेरित 
करना, अत्यंत आग्रह करना, परि --,. कसना, बाँधना 
2, पहनना 3. घेरा डालना, चारों ओर से बांघना 
4. गिरफ्तार करना, ठहराना 5. विध्न डालना, 
रुकावट डालना, प्रति -, !. कसना, जकड़ना, बाधना 
>-पोतग्रतिबद्धवत्साम्‌ (घेनम्‌) -रधु० २।१ 2. स्थिर 
करना, निदेशित करना, कु० ७।९१ 3. खचित करना, 
जड़ना, मढ़ता--यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते -पंच 
१।७५, बहूलानुरागकुरुविन्ददलप्रतिबद्धमध्यमिव दिग्व- 
लयम्‌--शि० ९॥८ 4. अवरोध करना, विध्न डालना, 


८९ 


पीछे हटाना,. निकाल देना, बंद कर देना--प्रति- 
बध्नाति हि श्रेयः पृज्यपूजाब्यतिक्रम:---रघु० १॥७९ 
5. रोकना, हस्तक्षेप करना--मनमन्तरा प्रतिबध्नीतम्‌ 
द० ६, सम--. मिला कर बाँधना या कसना, एकत्र 
करना, संयकक्‍त करना, साथ लगाना 2. संरचन करना, 
बनाना--दे ० संबद्ध । 


बन्ध: [वन्ध--घज्ण_] [. ग्रन्थि, बन्धन--यथा-आशाबन्ध ) 


2. वालों को बांधने की पट्टी, फीता -विक्रम० ४।१०, 
शु० ?।३० 3, श्रृंखला, वेड़ी 4 बेड़ी डालना, 
कारागार में डालना, जेल में बंद करना --मनु० 
८।३१० 5. बोचना, पकड़ना, पकड़ लेना -- गजबन्ध 
--रघृु० १६॥२ 6. निर्माण, संरचना, व्यवस्थापन 
--समगंबन्धो महाकाव्यम्‌ू--सा० द० ६ 7. भावना, 
धारणा, विचारना-- हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्ध 
विरोधम्‌-विक्रमांक ० १८। १०७,रघु ० ६८१ 8. संयोग, 
मिलन, अन्तः सम्पर्क 9. जोड़ना, मिलाना, मिश्रण 
करना---रघु० १४।१३, अज्जलिबन्ध आदि 0. पट्टी, 
तनी 4. सहमति, सांमनस्य 2. प्रकटीकरण, प्रदशन, 
निरूपण--रघु ० १८।५२ 3. बंधन, भवबंधन (विप० 
म॒क्ति ०--अर्थात्‌ सांसारिक बंधनों से पूर्ण मोक्ष ) बन्धं 
मोक्ष चया वैेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सार्विकी “भग० 
१८।३०, बन्धान्मक्त्य खलू मखमुखान्‌ कुवते कम- 
पाशानू---भामि० ४॥२१, रघु० १३॥५८, ६८।॥७ 
4. फल, परिणाम 5. स्थिति, अंगविन्यास, --आसन- 
बन्धधीर:--रघु ० २।६ कु० ३।४५, ५९ (0. मथुन 
करते समय विशेष आसन, रतिबंध, (रतिमंजरी मं 
इस प्रकार के १६ आसन बताये गये हैं, जब कि और 
लेखक ८४ तक बढ़ा देते हैं) 7. गोट, किनारी, रूप 
रेखा, ढांचा 8. किसी इलोक का कोई विशिष्ट रूप- 
उदा० खजद्भवंध, पद्मबंध, मुरजबघ-काव्य० 5 
9. स्नायु, कण्डरा 20. शरीर 2. अमानत, धरोहर । 
सम ०-- करणम्‌ बेड़ी डालना, कारागार में डालना, 
--तन्त्रम पूरी सेना या चतुरंगिणी सेना अर्थात्‌ गजा- 
रोही, अश्वारोही, रथारोही तथा पदाति,-- पारुष्यम्‌ 
अस्वाभाविक या कृत्रिम शब्दरचना,--स्तम्भः पशुओं 
को बांधने का खूंटा (उदा० हाथी आदि ) । 


बन्धकः [ बन्ध्‌ +प्वुल ] 7. बांधने वाला, पकड़ने वारा 


2, बोचने वाला 3. बंध, गांठ, रस्सी, चमड़े का तस्मा 
4. मेंढ, किनारा, बांध 5. धरोहर, अमानत 6: शरौर 
का अंगन्यास 7. अदलाबदली, विनिमय 8. भंग करन 
वाला, तोड़ने वाला 9. प्रतिज्ञा 0. नगर 7. भाग 


--मा० ७, वेणी० २ 2. वेदया, वारांगना--बलात्‌ 


( ७०६ ) 


धृतोसि मयति 
3. हथिनी । 


बन्धनम्‌ [बन्घ्‌ -|-ल्यूट्‌ ] .बाँघन की क्रिया, जकड़ना, कसना, 
कु० ४॥८ 2. चारों ओर से बाँघना, लपेटना, आलिगन 
““5विनतग्रशाखाभूजबन्धनानि--कु ० ३३३९, घटय भज- 
बंघनम--गीत ० १०, रघ० १९।१७ 3. गाँठ 
(आलं० से भी) रघ० १२।७६, आशाबन्धनम आदि 

. बेंडी डालना, जंजीर से बाँधना, कंद करना 

5. शखला, बेड़ी, पगहा, रज्ज आदि 6. गिरफ्तार 
करना, पकड़ना 7. बॉधना, कद, जेल, कारा, जसा 
कि “बन्धनागार' में 8. बन्दीगृह कारागार, जेलखाना 
“वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम - श० ६।२० 
मन ० ९।२८६ 9. बनाना; निर्माण, संरचना,--सेत 
बन्धनम्‌ू---कु० ४॥६ 0. संयक्‍त करना, मिलाना, 
जीड़ता . चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 2. डंडौ 
डंठल, (फूल का) वन्त--श० ३॥६, ६।१८ कु० 
४१४ ॥3. स्‍्नायू, पुदठा 4. पट्टी। सम० 
-- आ(आ ) गारः,-रम्‌,-आलय: कारागार, जेलखाना, 
--पग्रन्यिः १. पटटी की गाँठ 2. जाल 3, पश्ञओं को 
बॉघन का रस्सा,--पालक:,-रक्षिन्‌ (पुं०) काराध्यक्ष 
जल का अधीक्षक,--बेइसन (नपुं०) कारागार-- स्थः 
बंदी, कदी,--स्तम्भः खंटा, (हाथी आदि पशुओं को 
बाँधन का) खंभा,--स्थानम्‌ अस्तबल, घुृड़साल । 

बंधित (वि०) [ बंघ--इतच्‌ ] . बंधा हुआ, जकड़ां 
हुआ 2. कंदी, बंदी । 

बस्घित्र: [ बंध-- इत्र ] त. कामदेव 2. चमड़े का पंखा 
3. घब्बा, मस्सा । 


बन्धुः | बन्ध--उ ] [. रिस्तेदार, बंधु, बांधव, संबंधी-यत्र 
द्रमा अपि मृगा अपि बन्धवों में - उत्तर० ३।८, मातृ 
बन्धुनिवासनम्‌ रघु० १२॥१२, श० ६।२२, भग० 
६।९ 2. किसी प्रकार के संबंध से बंधा हुआ, भाई, 
-प्रयवासबन्धु: सह यात्री, धर्म बन्ध्‌ः आध्यात्मिक भ्राता 
>-श० ४॥९ 3. (विधि में) सजातीय बंधजन, 
अपना निजी सगगोत्र बंध (बंघ तीन प्रकार के हैं 
आत्म,” पितृ? तथा मातृ?) 4. मित्र (जसा कि नीचे 
बंघकृत्य में) प्रायः समास के अन्त में--मकररन्दगन्ध- 
बन्धो--मा० १॥३६, गंध का मित्र अर्थात्‌ सुवासित 
९१३ 5. पति--वदेहिबंधोह दयं विदद्र रघ्‌० 
१४।३२२ 6, पिता 7. माता 8. भ्राता 9. बंधजीव 
नाम का वृक्ष 0. वह व्यक्ति जिसका किसी जाति 
या व्यवसाय से नाममात्र का संबंध हो, अर्थात जो 
जाति मे जन्म लेकर अपनी उस जाति के कतेब्यों का 
पालन न करता हो (प्राय: तिरस्कारसूचक शब्द ) 
स्वमेव ब्रह्मबन्ध्‌नोडद्धिन्नो दुगंप्रयोग:--मालवि० ४, 
तु० क्षत्रबंध। सम०--कृत्यम्त !. संगोत्रबंधु का 


वनन्‍्धकीधा५्टंचम्‌ू--का० २३७, 


कतेव्य-त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धकृत्यं प्रजानाम्‌ -- श॒० 
५।८ 2. मंत्रीपृ्ण कार्य या सेवा -- कच्चित्सौम्य व्यव- 
सितमिद॑ बन्धकृत्यं त्ववा मे--मेघ० ११४,--जन 
. रिस्तेदार, भाई-बंच्र 2. बंधवर्ग, स्वजन,-- जीवः, 
जीवकः वक्ष का नाम--बन्धजीवमधराधरपल्‍लवम्‌ल्ल- 
सितस्मितशो भम्‌--गीत ० २, रघ० ११।२५,- दत्तम्‌ 
एक प्रकार का स्त्रीधन या स्त्री की संपत्ति, विवाह के 
अवसर पर कन्या के संबन्धियों द्वारा कन्या को दिया 
गया धन-लयाज्ञ ०" २।१४४,--प्रीतिः (स्त्री० ) 
. रिस्तेदार का प्रेम-बन्धुप्रीत्या-मेघ० ४९ 2. मित्र 
के लिए प्रम,--भावः . मित्रता 2. रिश्तेदारी-बग 
भाई-बन्धू , स्वजन,-हीन (वि०) बंधुबांधवों या मित्रों 
से रहित । 

बन्धकः . बंधजीव नामक पेड़ 2. हरामी (सन्‍्तान) वण- 
संकर, --- का,-की असती स्त्री (दे० बंधकी ) 

बन्धृुता | बन्धू+-तल--टाप्‌ ] ॥. रिव्तेदार, भाई-बंधु: 
स्वजन (सामृहिक रूप से) 2, रिश्तेदारी, संबंध । 

बंधुदा [ बन्धु+-दा-+-क-+-टाप्‌ ] असती स्त्री । 

बंधर (वि०) [ बंध+-उरच्‌ ] . डॉवाडोल, लहरदार 
ऊंचा-नीचा--शि० ७।३४, कु० १४२ 2. झुका हुआ 
रुझान वाला, विनत - बन्ध रगात्रि--रघ ० १३।४७ 
( >त्संनतांगि) ३ टेढ़ा, वक्र 4. सुहावन, मनोहर, 
सुन्दर, प्रिय--श० ६।१३, (यहाँ इसका अथ 'डांवा- 
डोल' भी है) 5. बहरा 6. हानिकर, उत्पातप्रिय, 
--रः . हंस 2. सारस 3. औषधि 4. खलीं 5. योनि, 
--राः (ब० व०) मुमुरे या खाद्य पदार्थ,---रा असती 
स्‍त्री, - रम मकुट, ताज । 

बन्धुल (वि०) [ बन्धु--उलच्‌ ] . झुका हुआ, वक्र 
रुझान वाला 2. सहावन, खशनमा, आकषक, सुन्दर 
->लः . हरामी (संतान )-परगहललिता: पराज्नपुष्टा 
परपुरुषजेनिता: पराजड्ूनास, परधननि रता गणेष्ववाच्या 
गजकलभा इव बन्धला ललाम:--मच्छ ० ४।२८ 
(विदूषक के प्रइन 'भो: के यय॑ बन्ध॒ला नाम ?” का 
यह उत्तर है जो स्वयं बंधलों ने ) 2. वेश्या 
का सेवक 3. बंधक नाम का पेड़ । 

बन्ध्‌क: | बन्ध--ऊक ] एक वक्ष का नाम-तव करनिकरेण 
स्पष्टबन्धकसूनस्तबकरचितमेते' छेखरं बिभ्रतीव-शि० 
११।४६, ऋतु० ३।५,--कम्‌ इस वृक्ष का फूल 
- बन्धकय तिबान्धवोध्यमधर:--गीत ० १०, ऋतु० 
२३।२५ । 

बन्ध्र (वि०) [ बन्ध्‌-|-ऊरच्‌ | . डांवाडील, उन्नतावनत 
2. झका हुआ, रुझानवाला, घिनते 3. सुहावना 
खुशनुमा, प्रिय, तु० बंधुर,--रम्‌ छिद्र, सूराख । 

बन्धूलिः [ बंघ-+ऊलि ] बन्ध॒जीव नामक वक्ष । 
(वि०) [बन्ध-+-ण्यत्‌ | . बांध जाने के योग्य, बड़ी 


( ७०७ ) 


द्वारा जकड़े जाने योग्य, कींद किये जाने या बन्‍्दी 
बनाये जाने के योग्य--याज्ञ ० २।२४३ 2. मिलाकर 
बाँधने या जोड़ने के योग्य 3. निर्माण किये जाने के 
योग्य, बनाये जाने या संचरित किय जाने के योग्य 
4. निरुद्ध, निगृहीत 5. बाँझ, बंजर, जो उपजाऊ न 
हो, निष्फल, निरथंक (व्यक्ति या वस्तु )-बन्ध्यश्र मास्ते 
-रघु० १६।७५, अबन्ध्ययत्नाश्व बभूवव्‌र तै-३।२९, 
कि० १।३३ 6. जिसका मासिक रज:स्राव आना बन्द 
ही गया हो 7. ( समास के अन्त में ) विहीन, 
विरहित । सम० --फल (विं०) निरथ्थंक, अर्थहीन, 
सुस्त । 


बन्ध्या [बन्ध्य--टाप | बाँझ स्त्री --न हि बन्ध्या विजानाति 
गुर्वा प्रववेदनाम्‌--सुभा० 2. बाँझ गौ 3. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य---( बालछड़) । सम०-- तनयः:,--पृत्रः 
“सुतः या- दुहितू,-सुता बाँझ स्त्री का पुत्रया 
पुत्री अर्थात्‌ घोर असंभाव्यता, जिसका न अस्तित्व हैं 
न हो सकता हूँ, एवं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पक्ृतशेख र. 
““दे० “खपुष्प । 

बंध्रम [ धंध्‌+ष्टून | बन्धन, गाँठ । 

बश्नवी [ बश्लु+अण्‌--डीप, नवद्धि ] दुर्गा की उपाधि । 


बचञ्चु (वि०) [ भू--कु, द्विवम्‌--बअ्-उ वा ] . गहरा 
भ्ूरा, खाकी, लाली लिये हुए भ्रा--ज्वालाब श्र 
शिरोरुहः--रघ्‌ु० १५११६, १९।२५, बवन्ध बालारुण- 
बश्न्‌ वलकलम्‌--कु० ५॥८ 2 किसी रोग के कारण 
गंजे सिर वाला,--श्रः 7. आग, 2. नेवछा 3. खाकी 
रंग 4. भूरे बालों वाला 5. एक यादव का नाम-शि० 
२।४० 6. शिव का विशेषण 7. विष्णु का विशेषण । 
सम०--धातुः . सोना 2. गेरु, सुवर्णगरिक,--वाहनः 
चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का एक पुत्र, 
| यूधिष्टिर द्वारा छोड़े गये अश्वमेघ के घोड़े की देख- 
भाल अर्जुन करता था। वह घोड़ा घमता हुआ 
मणिपुर देश में चछा गया। उस समय वहाँ बशच्रुवाहन 
राज्य करता था। वह अद्वितीय पराक्रमी था । जब 
वह घोड़ा उसके पास छाया गया और उसने घोड़े के 
सिर पर बँधे पद्ट पर 'पांडवों' का नाम पढ़ा तथा यह 
जाना कि उसके पिता अर्जुन राज्य में आ गए हैं तो 
शीघ्रता से वह उनके पास गया, बड़े सम्मान, के 
साथ अपना राज्य और कोष, अश्वसहित उनके सामने 
प्रस्तुत किया । अर्जुन ने उस बुरे समय में बश्रवाहन 
के सिर पर प्रहार किया और उसकी कायरता के 
लिए उसे डाँटठा, फटकारा और कहा कि यदि वह 
सच्चा पराक्रमी होता, तथा अर्जुन का सच्चा पुत्र 
होता तो उसे अपने पिता से डरना नहीं चाहिए था, 
और न इस प्रकार दीनता दिखलानी चाहिए थी। 
इन शब्दों से उस वीर युवक को अत्यन्त क्रोध आया, 


जोश में भरकर उसने अर्जुत पर एक अधेचन्द्राकार 
बाण छोड़ा जिससे उसका सिर धड़ से अछग हो 
गया । संयोगवश उस समय वहाँ चित्रांगदा के पास 
उलपी विद्यमान थी, उसने अर्जन को पुनर्जीवित कर 
दिया । अर्जुन ने भी बश्रुवाहन को अपना सच्चा पुत्र 
मान लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया) । 

बम्ब (भवा० पर० बंबति) जाना, चलाना-फिरनता । 

बम्भरः | भू+अच्‌, द्वित्वं मम च ] मधुमक्खी, भौंरा । 

बस्भरालो | बम्भर-+-अल -- अच-+-डीष | मक्‍खी । 

बरट: [ व॒ु--अटन्‌, बवयोरभेद: | एक प्रकार का अन्न | 

बरव (भ्वा० पर बवंति) जाना, चलना-फिरना । 

बबंटः (बव --अटन्‌ | एक प्रकार का अनाज, राजमाष । 


बबंटी [ बबंट--डीष | . एक प्रकार का अन्न, राजमाष 
2. वेश्या, रंडी । 

बबंणा (स्त्री०) नीली मक्‍खी । 

बबेरः | वृ+अरच्‌, वुट्‌ बवयोरभेदः: ] 7. जो आये न हो, 
अनाय, असभ्य, नीच 2. मूखे, बुद्ध--श्शणु रे बर्बर 
+हि०२। 

बरबरः [बब -+-उरच्‌] एक वक्ष, बाभल---उपसपेम भवतन्तें 
बवं र वद कस्य लोभेन--भामि० १२४ । 

बहेूँ (म्वा० आ० बहुंते) 4. बोलना 2. देना 3. ढकना 

4. क्षति पहचाना मार डालना, नष्ट करना 

5. फलाना, नि--, मार डालना, नष्ट करना--- 
शि० १२९ | 

बहे:,-हेंम [| बहँ +अच्‌ | . मोर की पूँछ--दवोल्काहत- 
गेषबर्ह:---रघ्‌ू० १६।१४ (केशपाशे) सति कुसुम 
सनाथ कं हरेदेष बहें:-- विक्रम० ४।१०, पाठान्तर 
2. पक्षी की पूँछ 3. पँछ का पंख (विशेषकर मोर 
की ) मेघ० ४४, कु० १।१५, शि० ८।११ 4. पत्ता 
अपाण्ड्रं केतकबहँमन्य:--रघु ० ६।१७.5, अनुचरवगग, 
नौकर-चाकर । सम०--भारः . मोर की पंछ 
2, मोरछल, लाठी की मूठ में बंधा मोर के पंखों 
का गुच्छा । 

बहुणम्‌ [ बह --ल्‍्यूट्‌ | पत्ता । 

बहिः | बह +-इन्‌ | आग--(नपुं० ) कुश नामक घास । 

बहिणः [ बह -इनच ] मोर--आवासवक्षोन्मुखबहिणा नि 
(बनानि) रघु० २१७, १६।१४, १९।३७। सम० 
--वाजः मोर के पंख से यकत बाण,--वाहनः काति- 
केय का विशेषण । 

बहिन (पुं०) [ बहँ-+इनि | मोर--रघु० १६।६४, 
विक्रम० ३।२,४॥१०, ऋतु० २६। सम०--कुसुमम, 
-पुष्पम्‌ एक प्रकार का गंधद्रव्य,- ध्वजा दुर्गा का 
विशेषण,--यानः,/--वाहनः कारतिकेय का विशेषण । 

बहिस (पुं०, नपुं०) [बह +(कर्मणि) इसि | कुश नामक 
घास--कु० १।६० 2. बिस्तरा या कुशघास का 


बल ] (म्वा० पर० बलति) 


( : ७०८ ] 


बिछोना-- (पुं०) 4. आग 2. प्रकाश, दीप्ति (नपुं०) 
4. जल 2. यज्ञ । सम०--कैश्ष.--ज्योति:ः (पुं०) 
आग का विशेषण,--मख:ः (बहिर्मुख:) 4. आग का 


विशेषण 2. देवता (जिसका मुख अग्नि हे ),--शुष्मन्‌ 


(पु०) आग का विशेषण,- सद्‌ (बहिषद्‌) (वि०) 
कुशनामक घास के आसन पर बेठा हुआ (पुं०) 
पितर (ब० व०) । 

. सांस सेना, जीना 
2. अनाज संग्रह करना 7 (म्वा० उभ० बलति-ते) 
. देना 2. चोट पहुँचाना क्षति पहुँचाना, मार डालना 
3. बोलना 4. देखना, चिह्नू लगाना। प्रेर ०- (वालयति- 
ते) पालना-पोसना, भरणपोषण करना । 


बलम [ बल-|-अच्‌ | . सामथ्य, शक्ति, ताकत, बीय 


ओज 2. जबरदस्ती, हिसा जंसा कि बलात' में 
3, सेना, चम, फौज, सन्यदरू--भवेदभीष्ममद्रोर्ं 
घ॒तराष्ट्रबलं कथम-वेणी ० ३।२४,४३, भग० ११० 
रघु० १६।३७ 4. मोटापन, पुष्टि (शरीर की) 
5. शरीर, आकृति, रूप 6. वीय॑े, श॒क्त 7. रुधिर 
8. गोंद, रसगंध (लोबान की तरह का सुगंधित गोंद) 
9. अंकुर, अँंखुवा, ( बलेन 'सामथ्य के आधार पर, 
'की बदोलत-बाहुबलेन जितः:, वीयंबलेन*'', बलात 
ँ ४ %& “जबरदस्ती” /हिसापृवकका इच्छा के विरुद्ध 
बला समायाता--पंच ० १, हृदयमदय तस्मिन्नेव॑ 
"४० बलात्‌-गीत ० ७),--लरः 4. कौवा 2. कृष्ण 
बड़े भाई का नाम - दे० नी० 'बलराम' 3. एक 
राक्षम का नाम जिसे इन्द्र नं मारा था। सम० 
--अग्रम॒ अत्यधिक सामथ्यं, शक्ति ( का कक | सेना 
का प्रधान,--अंगक: बसन्‍्त--हैम ० १५६, 
बलराम की वीणा,-- अठ: एक प्रकार का शहतीर, 
--अधिक (वि०) सामथ्य में बढ़चढ़ कर, अत्यंत 
बलजशालीः-- अध्यक्ष: . सेनापति - मन ० ७।१८२, 
2. यद्धमंत्री,--अनुजः कृष्ण का विशेषण,--अन्वित 
(बि०) सामथ्य से युक्त, बलवान, शक्तिशाली 
--अक्लम्‌ ॥. तुलनात्मक सामथ्य और असमर्थता 
आपेक्षिक सामथ्य-तथा- दुरबंठता-- रघृु० १७५९ 
2. आपेक्षिक साथकता तथा नगण्यता, तुलनात्मक 
महत्त्व तथा महत्त्वशून्यता--- समय एवं करोति बला- 
बलम--झशि० ६।४४,-- अश्ञः बादल के रूप म॑ सेना 
--अरातिः इन्द्र का विशेषण,-- अक्लेप: सामथ्य का 
अभिमान,---अज्ञ:,---असः: . क्षयरोग, तपेदिक 2. कफ 
का आधिक्य 3. गले में सूजन (आहार नली का 
अवरोध ),- आत्मसिका एक प्रकार का सूरजमृखी फूल 
हस्तिशुंडी;-- आहः पानी,-- उपपच्च,-- उपेत (वि०) 
सामथ्य से यक्‍त, मजबत, शक्तिशाली,--- ओघ: संन्‍्य- 
दल का समह, असंख्य सेना--शि० ५।२,--क्षोभ 


में अव्यवस्था, गदर, विद्रोह,--चक्रम 4. उपनिवेश 
साम्राज्य 2. सेना, सम्‌ ह,-- जम . नगर का फाटक 
मख्यद्वार 2. खेत 3. अनाज, अन्न का ढेर, शि० १४।७ 
4. युद्ध, लड़ाई 5. वसा, मज्जा (-जा) ।. पृथ्वी 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार की चमेली,-- दः बेल 
बली वर्द,--- दपः शक्ति का अभिमान,--देव: 4. वाय 
> दवा 2. कृष्ण के बड़े भाई का नाम -दे० नी०» 
बलराम ,-- द्विष्‌ (पुं०)- निष्दनः इन्द्र के विशेषण 

नष्दनमर्थर्पाति च तम्‌ -- रघु० ९।३,-- पति 
, सेनापति, सेनानायक 2. इन्द्र का विशेषण,--प्रद 
(वि०) ताकत देने वाला, बलव्धंक, -- प्रसुः बलराम 
की माता रोहिणी,-- भद्र: . बलवान मनृष्य 2. एक 
प्रकार का बेल 3. बलराम का नाम, दे० नी०» 
4. लोधन नामक वक्ष, - भिद्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण 
-“श० २,-भृत्‌ (वि०) बलवान, शक्तिशाली 
-- राम: बलवान राम कृष्ण के बड़े भाई का 
नाम (यह वसुदेव और देवकी का सातवाँ पृत्र 
था, कंस की करता का शिकार होने से बचाने 


के लिए यह रोहिणी के गर्भाशय म॑ स्थानानन्‍्तरित 
कर दिया गया। यह और कृष्ण दोनों का 
गोकुल में नन्द द्वारा पालऊ़न-पोषण किया गया । जब 
यह बालक ही था तो इसनेशक्तिशाली राक्षस धेन्‌क 
और प्रलंब को मार गिराया, तथा अपने भाई कृष्ण 
की भांति अनेक आइचयंजनक काम किये। एक बार 
मदिरा के नशे में जिसका कि वह बहुत शौकीन था 
यम्‌ना नदी को निकट आने का आदेश दिया जिससे 
कि वह स्नान कर सके; जब उसकी आज्ञा पर ध्यान 
नहीं दिया गया तो उसने अपने हल की फाली से 
यमुना नदी को खींचा; अन्त मेँ यमुना ने मनृष्य का 
रूप धारण कर उससे क्षप्रा मांगी । एक दूसरे अव- 
सर पर उसने दीवारों समेत समस्त हस्तिनापुर को 
अपनी ओर खींचा । जिस प्रकार क्ृष्ण पांडवों के 
प्रशंसक थे, उसी प्रकार बलराम कौरवों के प्रशंसक 
थे जेसा कि उसकी इस बात से प्रकट होता हैं कि 
वह अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुयं घिन से करना 
चाहता था न कि अर्जन से। इतना होते हुए भी 


उसने महाभारत के यद्ध में न पांडवों का पक्ष लिया 
और न कौरवों का। इसका वर्णन नीली वेशभूषा 
धारण किये हुए 'हलः से जो कि उसका अत्यंत प्रभाव- 
शाली शस्त्र था, सुसज्जित किया जाता हें। उसकी 
पत्नी का नाम रेवती था। कई बार इसे शेषनाग 
का अवतार और केई बार बविष्ण का आठवाँ अवब- 
तार समझा जाता हँ--तु० गीत ० ),--विन्यासः सन्‍्य 
दल की व्यहरचना,--व्यसनम्‌ सेना को हार,--सुदन 
इन्द्र का विशेषण,--स्थः योद्धा, सेनिक,--स्थिति 


( ७०९ ) 


(स्त्री०) . शिविर, पड़ाव 2. राजकौोय छावनी, 
-हन्‌ (पुँ०) इन्द्र का विशेषण,--होन (वि०) 
वलहीन, दुबंड, अशक्त । 

बलक्ष (वि०) [ बल क्षायत्यस्मात्‌-क्ष-+क | श्वेत--द्विर 
ददन्तबलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभुज्भमृगच्छवि केतकम्‌ 
>-शि० ६॥।३४। सम०- गृः (गो किरण का 
रझूपान्तर ) चन्द्रमा--यथानत्यर्जुनाब्जन्मसदक्षांको बल- 
क्षय:--काव्या० १।४६, (गौडीयों के प्रसाद गुण का 
एक उदाहरण ) । 

बललः | बल--ला--क ] इन्द्र का विशेषण । 

बलवत्‌ (वि०) [| बल--मतुप्‌ ] !. मजबूत, शक्तिशाली, 
ताकतवर---विधिरहो बलवानिति मे मति:--भतुं ० 
२।९१ 2. बलिष्ठ, हट्टा-कट्टा 3. सघन, घिनका (अंध- 


कार आदि) 4. अधिभावी, सर्वश्मुख, प्रभविष्णु 


>बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति-मन्‌ ० २।२१५ 
5. अति महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक--रघु० १४।४० 
(अव्य ०) . मजबूती से, शक्ति के साथ -पुनव- 
शित्वाहइलवद्विगुह्य --कु० ३।६९ 2. अत्यधिक, अत्यंत, 
अतिशय मांत्रा में--बलवदपि शिक्षितामात्मन्यप्रत्यय॑ 
चेत:--श० १२, शीताति बलवदुपेयुषेव नीरे: - शि० 
८।६२, रा० ५३१ । 


बला [बल--अच्‌--टाप्‌ | शक्तिसंपन्न ज्ञान या मन्त्रयोग 
(यह योग विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बतलाया 
था) --तौ बलातिबलयो: प्रभावतः - रघु० ११॥९ । 

बलाकः,-का [| बल-- अक्‌ --अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ च | बगला, 
->सेविष्यंते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: - मेघ० 
९, मुच्छ० ५११८, १९,- का प्रिया, कान्‍्ता । 

बलाकिका | बलाका--कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ | छोटी जाति 
बगला । 

बलाकिन्‌ (वि०) | बलाका-+-इनि ] बगलों या सारसों 
से भरा हुआ--कालिकेव निबिड़ा बलाकिनी-- रघु० 
११।१५, कु० ७३२९ । 

बलात्कारः | बल-| अत्‌ -विवप्‌ -- बलात्‌ -+ कृ ०-- अण्‌ | 
. हिसा का प्रयोग करना, बल लगाना 2. सतीत्व- 
नाशन, विनयभंग, बल, अत्याचा र, छीनाझपटी --- रघु ० 
१०।४७, बलात्कारेण निवंत्य आदि 3. अन्याय 
4. (विधि में) उत्तमर्ण द्वारा अधमर्ण को रोकना 
'तथा ऋण की वापसी के लिए बल का प्रयोग करना । 


बलात्कृत (वि०) [बलात्‌-+-#-+-क्त]| जिसके साथ जबर- 
दस्ती की गई हो या जो परास्त कर दिया गया हो । 

बलाहकः | बल--आ-+-हा+ क्कुन | 4. बादल - बलाह- 
कंच्छेदविभक्त रागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌-- कु ० 
१४ 2. एक प्रकार का बगला या सारस 3. पहाड़ 
4. प्रलयकालीन सात बादलों में से एक। 

बलिः [| बल--इन्‌ | (. आहुति, भेंठ, चढ़ावा (प्राय: 


घामिक) नीवारबलि विलोकयत:--श० ४२०, 
१।४९ 2. देनिक आहार (चावल, अनाज तथा घी 
आदि) में से कुछ अंश का सब जीवों को उपहार, 
(इसे 'भूतयज्ञ' भी कहते हे) दंनिक पंच महायज्ञों में 
से एक, बलिवेश्वदेव यज्ञ (दे० मनु० ३।६।९१ 

इसका अनुष्ठान घर के द्वार के निकट, भोजन करन 
से पर्व दंनिक आहार का कुछ अंश बाहर आकाश में 
फेंक कर किया जाता हँ--यासां बलि: सपदि मद्गु- 
हदेहलीनां हंसेश्च सारसगणच विलप्तपूर्वे: -- मृच्छ० 
१।९ 3. पूजा, आराधना-कु० १।६०, मेघ० ५५, श० 


४ 4. उच्छिष्ट 5. देवमृति पर चढ़ाया नंवेद्य 6. शुल्क, 


कर, चुंगी--प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताम्यो बलि- 
मग्रहीत्‌ -रघु० १।॥१८, मन॒० ७८०, ८।००७, 
7. चंवर का डंडा 8. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम(यह 
प्रक्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था, बहुत शक्तिशाली 
था, देवताओं को अत्यंत पीडित करता था। फलस्व- 
रूप देवताओं ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । 
विष्णु ने कश्यप और अदिति का पुत्र बन कर वामन 
का अवतार धारण किया । उसने साध का वेश धारण 
किया । और बलि के पास जाकर उससे तीन पग 
पृथ्वी मांगी । स्वभाव से उदार बलि न निस्संकोच 
प्रकट रूप से इस सामान्य प्रार्थना को स्वीकार कर 
लिया । परन्तु शीघ्र ही वामन ने अपना विराट रूप 
दिखलाया ओर तीन पग मापना शुरु किया । पहले 
पग से उसने सारी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया, 
दूसरे से समस्त अन्तरिक्ष को और तीसरे पग के लिए 
स्थान न पाकर उसे बलि के सिर पर रख दिया, 
ओर राजा बलि को उसकी असंख्य सेना समेत पाताल 
लोक भेज कर वहाँ का शासक बना दिया। इस 
प्रकार विश्व एक बार फिर इन्द्र के शासन में आ 
गया )-छलयसि विक्रमणं बलिमद्भू-वामन-गीत० 
१, रघु० ७॥३५, मेघ० ५७, लिः (स्त्री०) तह, 
झुर्रो (प्रायः बलि” लिखा जाता हैं) । सम० - कर्मन 
(नपु०) 4. सब जीवजन्तुओं को भोजन देना 2. कर 
अदायगी,- दानम्‌ 4. देवता को नैवेद्य अपेंण करना 
2. सब जीव जेंंतुओं को भोजन देना,-- ध्वंसिन्‌ (पुं०) 
विष्णु का अवतार,-- नन्‍्दनः पुत्रः, - सुतः बलि के 
पुत्र बाण का विशेषण,- पुष्टः-भोजनः कौवा,-प्रियः 
लोधप्र वृक्ष-बन्धनः: विष्णु का विशेषण,-- भुज (पुं० ) 
. कोवा 2. चिड़िया 3. बगला या सारस,--सन्दिरस, 
-- वेइसन्‌ - सदमन (नपुं०) पाताल लोक, बलि का 
आवासस्थान,--व्याकुल (वि०) पूजा में अथवा सब 
जीव जन्तुओं को भोजन देने वाला - मेघ० ८५-हन्‌ 
(पुं० ) विष्णु का विशेषण,--- हरणम्‌ सब जीव जन्तुओं 
को भोजन देना । द 


( ७१० ) 


बलिन (वि०) | बरू--इनि ] मजबत, शक्तिशाली 
ताकतवर, रघ्‌० १६।३७, मन ० ७)! १७४--(पुं० ) 
. भेंसा 2. सूअर 3. ऊंट 4. साँड़ 5. सनिक 6. ए 
प्रकार की चमेली 7. कफात्मक वत्ति 8. बलराम का 
विशेषण । 

बलिन, बलिभ | वलि-न, भ वा, बवयोरभेद: | दे० 
'बवलिन -भ । 

बलिन्दमः [बलि--दम्‌--खच्‌, मम] विष्ण का विशेषण । 

बलिसत्‌ (वि०) [ बलि+मतुप्‌ | . पूजा या आहृति की 
सामग्री तैयार रखने वाला -रघु० १४।१५ 2. कर 
उगाहने वाला । 

बलिमन (पुं०) [| बल--इमनिच ] सामथ्यं, ताकत, 
शक्ति । 

बलिवद दे० बलीवद । 


बलिष्ठ (वि०) | बलवत्‌ (बलिन )--इृष्ठन्‌ ] अत्यन्त 
बलशाली, अत्यन्त मजबत, अतिशय शक्तितिशाली, 


-- 5: ऊट । 
बलिष्णु (वि०) | बल--इष८ष्णव्‌ | अपमानित, अनादत, 
तिरस्कृत । 


बलीकः | बल--ईकन्‌ ] छप्पर की मंडर । 

बलीयस्‌ (वि०) (स्त्री०- सी) [ बलवत (बलिन-- 
ईयसुन ] . अपेक्षाकृत मजबत, अधिक शवितशाली 
2. अधिक प्रभावी 3. अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण । 

बली (री) वर्दः | व॒--क्विप"- वर,ई वदरच --ईवरों, तौ 
ददाति-- दा-+क, ईवद, बली चासौ ईवर्दश्व कर्म ० 
स० |] साँड़, बंल--गो रपत्यं पुमान्‌ बलीवर्द:। 

बल्य (वि०) [ बल+यत्‌ ] !. मजबूत, शक्तिशाली 
2. शक्तिप्रद,--ल्यः बौद्ध भिक्षु,-- ल्यम्‌ वीये, शक्र । 

बलल्‍लवः [ बल्‍ल-|-अच्‌ त॑ वाति वा+कः ] !?. ग्वाला 
-कुअ्जेष्वाक्रांत वीरुन्निचयरपरिचया बल्‍लवा: संचरन्तु 
>-वैणी ० ६।२, शि० ११।८ 2. रसोइया 3. विराट 
के यहाँ भीम का नाम जब वह रसोइये का कार्य 
करता था,--बी ग्वालिन--कि० ४१७ ॥ सम०» 
--युवति:,- ती (स्त्री०) जवान ग्वालिन (गोपी) 
हरिविरहाकुलबल्लवय वतिसखी वचन पठनीयम्‌ 
-- गीत ० ४ । 

बल्वजः-जा [!? | एक प्रकार का मोटा घास-मनु ० २।४३ | 

बल्हिकाः, बलह्होकाः (ब० व०) एक (बलख ) देश का 
तथा उसके अधिवासियों का नाम । 

बष्कय (वि०) | बष्क-+ अयन्‌ | बहड़ा (एक वर्ष का 
बछड़ा ) । क्‍ 

बष्कय (यि) णी (नी) (स्त्री०) [बष्कय--इनि-+डीप | 
. ब्रह गाय जिसका बछड़ा प्रा बढ़ गया हो--न ० 
१६।९२ 2. बहुप्रसवी गाय (जिसके बहुत बछड़े पैदा 


हुए हैं) । 


बस्तः [बस्त-- घञ | बकरा । सम० --कणः साल वक्ष । 
बहल (वि०) [वह -+-अलच ] . अत्यधिक, यथेष्ट, प्रचर, 
पुष्कल, बहुबिध, महान, मजबत--उत्तर० १॥३८ 
२।२३, शि० ९।८, भामि० ४॥२७ 2. घिनका, सघन 
3. लोमश (पूंछ की भांति)-मा० ३ 4. कठोर, दृढ़, 
सटा हुआ, -रूः एक प्रकार का इक्षरस, ईख, गन्ना, 
ला बड़ी इलायची । सम०-गन्धः एक प्रकार 
का चंदन । 
बहिस (अव्य०) | वह +इसुन्‌ ] . में से, बाहर (अपा० 
के साथ )-निवसन्नावसर्थ पुरादबहि:--रघु० ८।१५, 
११।२९ 2. बाहर को ओर, दरवाजे के बाहर (विप० 
अन्त:) बहिगच्छ 3. बाह्यत:, बाहर की ओर से--अन्त- 
बहि: पुरत एव विवर्तमानाम्‌--मा० १।४०, १४-हि० 
१।९४ (बहिष्कू ।. बाहर की ओर रखना, से निका- 
लना, हांक कर बाहर कर देना--मनु० ८।३८०, 
याज्ञ० १॥९३ 2. जाति से बाहर करना, बहिगंम, 
-याॉ,-- इ बाहर जाना, चले जाना) । सम०--अड्भढ 
(वि०) बाहर का, बाहर की ओर का (गम्‌। . बाहरी 
भाग 2. बाहरी अंग,--उपाधिः (बहिरुपाधि:) बाहरी 
दशा या परिस्थिति--मा ० १॥२४,---चर (वि०) बाहर 
का, बाहर की ओर का, बाहर की तरफ का-बहिद्च रा: 
प्राणा:--दश ०,--द्वारम्‌ बाहर का दरवाजा, दहलीज | 
बहु (वि०) (स्त्री०-हु-हछ्वी) [बिंह +कु नलोप:--म० 
अ०-भूयस, उ० अ०-भूयिष्ठ] . अधिक, पुष्कल, 
प्रचर, बहुत- तस्मिन्‌ बहु एतदपि--श० ४, “यह 
भी उसके लिए अधिक था (इतना अधिक जितने 
को उससे अपेक्षा न कौ'जा सके )-बहु प्रष्टव्यमत्र 
>मद्रा० ३, अल्पस्य हेतोबह हातुमिच्छन्‌-रध ० 
२।४७ 2. अनक, असंख्य--यथा “बह्वक्षर्र और 
बहु प्रकार में 3. बार-बार किया गया, दोहराया 
गया 4. बड़ा, विशाल 5. भरापूरा, समद्ध (समास के 
प्रथम पद के रूप में)-बहुकण्टको देश:-आदि-(अन्य ०) 
अति, बहुतायत से, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशयपूर्वक 
बड़े परिमाण में 2. कुछ, लगभग, प्रायः जसा कि 
बहुतण' में (क बहुना अधिक, कहने से क्या लाभ ? 
_ संक्षेप मं बहुमन्‌ बहुत सोचना, बहुत मानना, ऊँचा 
मूल्य लगाना, बहुमूल्य मानना, कद्र करना-- त्वत्सं- 
. भावितमात्मानं बहु मन्‍्यामहे वयम्‌--कु० ६॥२० 
ययातेरिव शमिष्ठा भतृबेहुमता भव--श० ४६, ७१, 
रघु० १२।८९ भग० २।३५, भट्टि० ३॥५३, ५८४ 
८।१२) । सम०--अक्षर (वि०) अनेक अक्षरों 
वाला, (शब्द) बहुत से अक्षरों से बना हुआ,--अच 
-अच्क (वि०) अनेक स्वरों से युक्त, बहुत स्वरों 
बाला,--अपू,-अपं (वि०) जलयुक्त,--अपत्य (वि०) 
अनेक संतानों से यक्‍त (त्य:) . सूअर 2. मसा 


( ७११ 


चूहा, (त्या) वह गाय जिसके बहुत बछड़े बछड़ियाँ 
है,अथ (वि०) 4. अनक अर्थों से यक्‍त 2. बहुत 
से उद्देश्य रखने वाला 3. महत्त्वपूर्ण ---आशिन्‌ (वि०) 
बहुभोजी, पेट,--उदकः एक प्रकार का भिक्ष जो 
अज्ञात नगर में निवास करता हैँ तथा घर घर भिक्षा 
मांग कर अपना निर्वाह करता हें--तु ० 'कुटीचक', 
“उपाय (वि०) प्रभावी, क्रियावानू--ऋच्‌ (वि०) 
अनंफ ऋचाओं से यकक्‍त, (स्त्री ०) ऋग्वेद का नामान्तर, 
-“एनस्‌ (वि०) अति पापमय,--क्वर (वि०) अति- 
क्रियाशील, व्यस्त, उद्योगी, (र:) 4. भज्जी, झाड़ देने 
वाला 2. ऊट, (री)झाड़,--कालम्‌ (अव्य०) बहुत देर 
- तेक,--कालोन (वि०) बहुत समय का, पुराना, प्राचीन 
“कैचः एक प्रकार का नारियल का पेड,---गन्धदा 
कस्तू री, मुश्कृ,--गन्धा 4. यूथिका लता 2. चंपाकली 
“गुण (वि०) 3. अनेक सदगणों से यक्‍त 2. कई 
प्रकार का, तरह-तरह का 3. अनेक धागों से यक्‍त 
--जल्प (वि० ) बहुभाषी, मुखर, वाचाल,--ज्ञ (वि०) 
बहुत जानकारी रखने वाला, अच्छा जानकार, सुविज्ञ 
-: तृणस्‌ कोई पदार्थ जो बहुधा घास की भांति हो 
अतः महत्त्वशून्य या तिरस्करणीय हो--निदर्शनमसा- 
राणां लघुबहुतृर्ण नरः--शि० २।५०,--त्वक्क:,-त्वच 
(पुं०) एक प्रकार का भोजवृक्ष,--दक्षिण (वि०) 
4, जिसमें बहुत दान और उपहार प्रस्तुत किया जाय 
2. उदार, दानशील,--दायिन्‌ (वि०) उदार, दान- 
शील, उदारतापूर्वक दान देने वाला,--ढुग्ध (वि०) 
बहुत दूध दंने वाला, (ग्धः) गेहूँ, (ग्धा) बहुत दूध 
देने वालो गाय,--दृश्वबन्‌ (वि०) बड़ा अनुभवी 
जिसने बहुत देखा सुना हो,--दोष (वि०) 7. जिसमें 
अनंक दोष हों, बहुत सी त्रूटियाँ हों, अतिदृष्ट पाप- 
पूर्ण 2. अपराधों से युक्त, भयदायी--बहुदोषा हि 
शवरी --मृच्छ ० १।५८,--धन (वि०) बहुत धनी 
धनाठय,---धारम्‌ इन्द्र का वज्,-- धेनुकम दूध देते 


वाली गोओं की बड़ी संख्या,-नादः शंख,--पत्रः प्याज 
(त्रम) अभ्रक, (त्री) तुलसी का पौधा,-- पद,-पाद- 
पादः (पुं०) बड़ का वक्ष,--पुष्प: 4. मंगे का पेड़ 

नीम का वृक्ष,--प्रकार (वि०) बहुत प्रकार का 
नाना प्रकार का, विविध प्रकार का,-- प्रज. (वि०) 
बहुत सन्‍्तान वाला, अनंक बच्चों वाला, (जः) 
. सूअर 2. मूंज-एक घास,-प्रतिज्ञ (वि०) ॥. नाना 
प्रकार की उक्ति और वाक्‍यों से यक्‍त, पेचीदा 

(विधि में) अभियोग पत्र के रूप में जहाँ कई 
प्रकार का शुल्क लगे,--प्रद (वि०) अत्यन्त उदार, 
उदार, दाता,--प्रसुः अनक बच्चों की माँ, - प्रेयसी 
(वि०) जिसके बहुत से प्रेमी हों--फल (वि०) 
फलों से समृद्ध, (लः) कदम्ब का वक्ष,-- बलः सिंह, 


) 


भाषिनत्‌ (वि०) मखर, वाचाल,--मञज्जरो तुलसी का 
पौधा,---भत (वि०) बहुत माना हुआ, मुल्यवान 
कोमती, सम्मानित, - मतिः (स्त्री०) बड़ा मूल्य, या 
मूल्यांकन--कि० ७।१५,-- मलूम सीसा,--सानः वड़ा 
सम्मान या आदर, ऊचा मूल्यांकन,--पुरुषबहुमानो 
विगलित:--भतं ० ३।९, वर्तेमानकवे: कालिदासस्य 
क्रियायां कथं परिषदों बहुमान:-मालवि० १, विक्रम० 
११२, कु० ५३१, (नम) उपहार जो बड़ों द्वारा 
छोटों को दिया जाय,--मान्य (वि०) आदरणीय 
माननीय, -- माय कलामय, छलयकक्‍त, द्रोही - पंच० 
१।३२१,--मसागंगा गंगा-- रत्न ० १।३,--सार्गोी जहाँ 
बहुत सी सड़क मिलती हों,-- मृत्र (वि०) मघमेह 
ग से पीडित,--मर्धघन्‌ (वि०) विष्ण का विशेषण, 
इल्यथ (वि०) मूल्यवान्‌, ऊँची कीमत क॥।--मग 
(वि०) जहाँ बहुत से मग हों,--रत्न (वि०) रत्नों 
से समुद्ध,-रूप (वि०) . अनेक रूपी, बहुरूपी 
विश्वरूपी 2. चितकबरा, धब्बेदार, रंगविरंगा या 
चारखानंदार, (प:) !. छिपकली, गिरगिट 2. बाल 
3. सूर्य, 4. शिव 5. विष्णू 6. ब्रह्मा 7. कामदेव 
--रेतस्‌ (पुं०) ब्रह्मा का विशेषण,--रोमन्‌ (वि०) 
बहुलोमी, रोएदार (पुं०) भेड़, - लवबणम्‌ लनिया 
धरती,---बचनम्‌ (व्या० में) एक से अधिक वस्तुओं 
का ज्ञान कराने का प्रकार,--वण (वि०) बहुरंगी 
रंगबिरंगा,---बाधिक (वि०) बहुत वर्षों तक रहने 
वाला,--विध्न (वि०) अनेक कठिनाइयों से यक्‍त, 
नाना विध्नवाधाओं से भरा हुआ,--विध (वि०) 
अनंक प्रकार का, तरह-तरह का, विविध प्रकार का 
--वी(बो) जम्‌ दशरीफा,-बत्रीहि (वि०) बहुत चावलों 
वाला-तत्पुर्ष कमंधारय यनाहं स्यां' बहुव्रीहि:-उद्भूट 
(यहाँ यह्‌ समास का नाम भी है), (हिः) संस्कृत के 
चार मुख्य समासों में एक' (इसमें दो पद पास-पास 
रख दिय जाते हैँ, विशेषणात्मक पद (चाहे वह संज्ञा 
हो या विशेषण) को पहले रखते हैं, जो दूसरे पद को 


विशेषित करता है, परन्तु वह दोनों पद पृथक्‌-पथक्‌ 
अभीष्ट अथ का प्रतिपादन नहीं करते, बटिकि मिलकर 
एक अन्य अथ टद्योतक शब्द का निर्माण होता हें । 
यह समास विशेषणपरक होता है । परन्तु कभी-कभी 
इसका प्रयोग संज्ञाओं की भांति किया जाता ह जहाँ 
यह किसी विशिष्ट व्यवित के अथ में संनियंत्रित होता 
ह - उदा० चक्रपाणि, शशिशखर, पीतांबर, चतुर्मख 
त्रिनंत्र कुसमशर आदि,-शत्रः गो रैया चिड़िया,-शल्य 
खदिरवृक्ष का एक भेद,--श्वृड्भः विष्ण का विशेषण 
-““अुत (वि०) 4. विज्ञ पुरुष, प्रविद्वान--हि० १।१, 
पंच० २॥१, रघृ० १५३६ 2. वेदों का जानकार 
“मनु० ८।३५०,--सन्तति (वि०) अनेक बाल-बच्चों 


( ७१२ ) 


वाला (त्तिः) एक प्रकार का बाँस,--सार (वि०) 

बहुत अधिक मज्जा या रस से युक्त, सारयुक्त, (रः) 

खदिरवक्ष, खर,--सूः 7. अनेक बच्चों की माँ 

2. शकरी, सरी,--सूतिः (स्त्री०) १. अनेक बच्चों की 

माँ 2. बहुत बार ब्याने बाली गाय,--स्वन (वि०) 

कोलाहलपूर्ण (नः), उल्लू ,--वामिक (वि०) जिसके 

स्वामो अनेक हों | 

बहुक (वि०) [ बहु+कन्‌ ] महंगा खरीदा हुआ, कः 
. सू्य 2. मदार का पौधा 3. केकड़ा 4. एक प्रकार 
का जलकुक्कुट । 

बहुतर (वि०) [ बहु+-तरप्‌ ] अपेक्षाकृत असंख्य, अधिक, 
ज्यादह । 

बहुतम (थि०) [ बहु+-तमप्‌ ] अत्यन्त अधिक, अतिशय । 

बहुतः (अव्य ०) [ बहु+-तस ] नाना पारवों से, कई 
तरफ से । 

बहुता,-त्वम्‌ | बहु-- तलू--टाप्‌, त्व वा ] बहुतायत, प्राचुय् 
असंख्यता । 

बहुतिय[वि5 ) [ बहु+तिथक्‌ ] ज्यादह, अधिक, अनेक- 
काले गते बहुतिय--श० ५॥३, तस्य भूवि बहुतिथा- 
स्तिथय: कि० १२॥२ । 

बहुधा (अव्य०) [ बहु+-धाच ] . कई प्रकार से, विविध 
प्रकार से, बहुत तरह से --बहुधाप्यागमेभिन्ना:---रघु ० 
१०१२६, भग० १३४ थ्गाभिन्ननभिन्नरूप सेया 
रोतियों से 3. बारबार, दोहराकर 4. विविध स्थानों 
या दिल्लाओं में । 


बहुल (वि०) [ बंह +कुलचू, नछोपः] (म० अ० 
“बंहीयसू, उ० अ०--बंहिंष्ठ) !. घिनका, सघन, 
सटा हुआ 2. विशाल, विस्तृत, आयत, बिपुल, बड़ा 
3. प्रचुर, यथ्थैष्ट, पुष्कल, अधिक, असंख्य--अविनय- 
बहुलतया - का० १४३ 4. अनेक, बहुत प्रकार 
का, अनगिनत -मा० ९।१८ 5. भरापूरा, समंद्ध, 
प्रभूत--जन्मनि क्लेशबहुले कि न्‌ दुःखमत: परम्‌--हिं ० 
१!१८४, भग० २।४३ 6. संयुक्त, संलग्न 7. क्ृत्तिका 
नक्षत्र मई जिसका जन्म हुआ हैं 8. काल, -लः 
. मास का कृष्णपक्ष,-प्रादुरासबहुलक्षपाछवि: -रघु ० 
११।१५, करेण भानोबहुलावसाने संघृक्ष्माणव शशा- 
डकरेखा -कु० ७।८,४।१३ 2. अग्नि का विशेषण, 
जला . गाय 2. इलायची 3. नील का पौधा 
4. (ब० व०) क्ृत्तिकानक्षत्र, --छम. आकाक 
सफंद मिचं, (बहुलोकू) . प्रकाशित करना, खोलना, 
भंडाफोड़ करना 2. सघन या सटाकर बनाना --शि० 
१३।४४ 3. बढ़ाना, विस्तार करना, वृद्धि करना 
>-भूतेष कि च कष्ठणां बहुलीकरोति--भामि० १। 
१२२ 4. फटकना, --बहुलोभ 7. फंलाना, विस्तृत 
करना, गृणा करना--हिद्रेष्वनर्था बहुली भर्वान्ति 


-पंच० २१७५ 2. दूर तक फंलना, प्रकाशित होना, 
बदनाम होता, सुविदित होना, दूर दूर तक फैल जाना 
--बहुलोभवन्तं''' ** 'सोढूं न तत्पृव॑मवर्णमीशे--रघु ० 
१४।३८ ) । सम०--आलाप (वि०) बातूनी, वाचाल, 
मुख र,-- गन्धा इलायची । 

बहुलिका (स्त्री ०-ब० व०) क्ृत्तिकानक्षत्र । 

बहुशः (अव्य०) [ बहु+-शस्‌ ] !. अत्यंत, बहुतायत के 
साथ, अत्यधिकता के साथ --मेघ० १०६ 2. बार 
बार, दोहरा कर, मुहुर्महुः--चलापाज्ां दृष्टि स्पृशसि 
बहुशो वेपथ मतीम्‌-- श० १२३, कु० ४)३५ 3. साथा- 
रणत:, सामान्य रूप से । 

बाकुलम्‌ | बकुल--अच्‌ ] बकुल वृक्ष का फल । 

बाड़ (स्वा० आ० बाडते) . स्नान करना 2. गोता 
लगाना । | 

बाडव: [ वडवा-+-अण्‌, बवयोरभेदः ] दे० “वाडव' | 

बाडवेय (वि०) [ वडवा-+ढक्‌ ] दे० 'वाडवेय । 

बाडव्यम [ वाडव--यत्‌ ] दे० 'वाडव्यम । 

बाढ (वि० ) वह +कक्‍्त. नि० साध: |] (म० अ०-साधी- 
यस्‌, उ० अ० साधिष्ठ) 7. दृढ़, मजबूत 2. ऊंचे 
स्वर का,--ढम (अव्य०) . यक्रीनन, निश्चय ही, 
अवश्य, वस्तुतः, हाँ (प्रइन के उत्तर के रूप में) 
-चाणक्य: -चन्दनदास, एव ते निश्चय :, चन्दनदास:- 
बाढम, एप में स्थिरो निर्वय:--मुद्रा ० १, बाढमेषु 
दिवसेष पाथिव: कम साघयतिःपुत्रजन्मने ---रघु ० 
१९।॥५२ 2. बहुत अच्छा, तथास्तु, शुभम्‌ 3. अत्यंत, 
बहुत ज्यादहह--शि० ९॥७७ । 


बाण: [ वण्‌ +-घऊ_ ] तीर, बाण, शर--धनुष्यमोध सम- 
धत्त बाणम--कु० ३॥।६६ 2. तीर का निशाना, 
बाण का लक्ष्य 3. तीर का पंखयुक्त भाग +. गाय 
का ऐन या औड़ी 5. एक प्रकार का पौधा (नील- 
झिटी' भी )-विकचबाणदलावल्‍रूयो5ंघधिक॑ रुचिरे रुचिरे- 
क्षणविश्रमा: - शि० ६।४६ 6. एक राक्षस का नाम, 
बलि का पुक्रु--तु० उषा 7. एक प्रसिद्ध कवि का 
नाम जो सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा हर्षवर्धन 
के दरबार में विद्यमान था (दे० परिशिष्ट २), 
उसने कादंबरी, हषचरित तथा और कई पुस्तके 
लिखीं (आर्या० के ३७ वें इलोक में गोवर्धन ने बाण 
के थिषय में निम्नांकित कहा हं--जाता शिखण्डिनी 
 प्राग्ययथा शिखण्डीतथावगच्छामि, प्रागल्म्यमधिकमाप्तुं 
वाणी बाणो बभूवेति। इसी प्रकार--हृदयवसति: 
पथ्चबाणस्तु बाण:--प्रस० १।२२) !. 'पाँच को 
संख्या के लिए प्रतीकात्मक उक्ति। सम० -असनम 
घनष,--आवलि:,--लो (स्त्री०) . बाणों की श्रेणी 
2. एक वाक्य में अन्वित पाँच इलोकों का एक कुलक, 
--आश्रयः तरकस, - गोचर: बाण का परास,--जालम्‌ 


( ७९१३ 


बाणों का समह,-जित (पूं०) विष्ण का विशेषण, 
--तृणः,--थिः तरकस,--पन्थः बाण का परास,-पाणि 
(वि०) बाणों से सुसज्जित,--पात: 4. तीर की मार 
(दूरी की माप) 2. तीर की परास,-म॒क्ति:,-मोक्षणम्‌ 
बाण मारना, तीर छोड़ना,--योजनम्‌ तरकस,--वष्टि 
(स्त्री०) तीरों की बौछार,--वारः वक्षस्त्राण, कवच, 
उरस्त्राण ---तु० वारबाण:,--सुताः बाण कौ पुत्री 
ऊषा का विशेषण, दे० उषा,-- हन्‌ (पुं०) विष्णु का 
विशेषण । 
वाणिनों [ बाण--इनि-डीप ] दे० वाणिनी । 


बादर (वि०) (स्त्री०-री) [ बदर-|-अण ! [. बंर के 
वृक्ष से प्राप्त या संबद्ध 2. रूई का बना हुआ,--र 
रूई का पोधा, बाड़ी,--रमस . बेर 2. रेशम 3. पानी 
4. रूई का वस्त्र 5. दक्षिणावर्त शंख, --रा कपास 
का पेड़ । 

बादरायंणः | बदरी--फक | वेदान्त दर्शन के शारीरक 
सूत्रों का प्रणता बादरायण (जिसे प्रायः व्यास का 
नामान्तर माना जाता है) । सम० -सत्रम वेदान्त 
दहन के सूत्र, -सम्बन्धः कल्पित या दूर का सम्बन्ध 
(आधूनिक रूप) । 

बादरायणिः [ बादरायण--इञ्ण |] 

. शुक। 

बादरिक (वि०) (स्त्री०-की) [ बदर+ठजञ ] बेर 
एकत्र करने वाला । 

वाध्‌ (भ्वा० आ० बाधते, बाधित | . तंग करना, उत्पी- 
डित करना, सताना, अत्याचार करना, छेड़ना, कष्ट 
देना, दुःखी करना, परेशान करना, पीड़ा देना ऊन 
न सत्त्वेष्वधिको बबाध - रघृ० २।१४, न तथा बाधते 
स्कन्धो यथा बाधति बाधते - सुभा०, मेघ० ५३, 
मन्‌० ९।२२९, १०॥१२२, भट्टि० १४४५ 2. मुका- 
बला करना, विरोध करना, निष्फल करना, रोकना, 
रुकावट डालना, अवरोध करना, हस्तक्षेप करना 
>+कि० १।११, उत्तर० ५॥१२ 3. आक्रमण करना, 
हमला करना, धावा बोलना 4. अनचित व्यवहार 
करना, अन्याय करना 5. चोट पहुँचाना, क्षति पहें 
चाना 6. हांक कर दूर करना, पीछे ढकेलना, हटाना 
7. स्थगित करना, एक ओर रखना, रद्द करना 
तोड़ना, मिटाना (नियम आदि) 
अभि -, ?. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 2. दुःख 
देना, तंग करना, सताना, आ, - दुःख देना, सताना 
क्षति पहुंचाना, परि कष्ट देना, पीडा पहुँचाना 
“जश० ७२५, प्र--,!. कष्ट देता, सताना, तंग 
करना, चिढ़ाना, क्षति-पहुँचाना - -समच्छितानेब तरून 
प्रबाधते (प्रभञुजन:) हि० १, भद्गि० १२॥२ 2. हांक्‌ 
कर दूर हटाना, मिटाना, पार करना--कर्थ॑ नु दवं 

९७० 


व्यास का पुत्र 


रघू० २७॥।५७, 


शकक्‍पत पोौरुषेण प्रबाधितुम--महा०, सम्त--,कष्ट 
देना, सताना । 
बाधः,-धा | बाध-+-घजञ्ा ] !. पीडा, यातना, कष्ट 


सनन्‍्ताप---रजन्या सह जम्भते मदनबाधा-- विक्रम० हे 
2, रुकावट, छेडछाड़, परेशानी--इति अ्रमरबाधां 
निरूपयति श० १ 3. हानि, क्षति, घाटा, चोट 
--चरणस्य बाधा--मालवि० ४, याज्ञ० २॥१५६ 
4. भय, खतरा 5. मकाबला, विरोध 6. आपत्ति 
7. प्रत्याब्यान, निराकरण 8. स्थगन, रद्द करना 
9. अनुमान प्रक्रिया में त्रुटि, हेत्वाभास के पाँच रूपों 
में से दें० नी० बाधित । सम०--अपवादः अपवाद 
. का खण्डन। 

बाधक (वि०) (स्त्री०-धिका) [ बाध्‌ +पंबुल | . कष्ट 
देने वाला, सताने वाला, उत्पीडक 2. छंडछाड़ करने 
बाला, परेशान करने वाला 3. उन्मंलन 4. बाधा 
डालने वाला । 


बाधनम्‌ [ बाघ्‌ -ल्यूट  . तंग करना, उत्पीडन, परेशान 
करना, अशान्ति, पीडा--श ० १ 2. मिटाना 3. हटाना, 
स्थगन 4. निराकरण, प्रत्याख्यान,--ना पीडा, कष्ट, 
चिन्ता, अशान्ति । क्‍ 

बाधित (भ० क० कृ०) [ बाध्‌-+-क्‍्त ._] 4. तंग किया 
हुआ, उत्पीडित, परेशान 2. पीडित, सन्‍्तप्त, कंष्टग्रस्त 

विरुद्ध, अवरूद्ध 4. रोका हुआ, प्रगृहीत 5. एक 

ओर रक्‍्खा गया, स्थगित 6. निराकृत 7. (तक० में) 
खण्डित, विवादग्रस्त, अंसंगत (फलत: व्यर्थ) । 

बाधियंम्‌ [ बधिर--ष्यञ्य | बहरापन । 

बान्धकिनेय: [ बन्धकी -+- ढक, इनडागदेश: ] दोगला, वर्ण 
संकर । 


बान्धव: [ बन्ध-+-अण | . रिश्तेदार, संबंधी---यस्याथ स्ति- 
स्य बान्धवा:--हि० १, मब० ५७७४, १०१, ४॥१७९ 
2. मातपरक रिश्तेदार 3. मित्र--धनेम्य: परो बान्धवों 
नास्ति लोके-- -सुभा ० 4. भाई। सम ०--जनः, रिश्ते- 
दार, बन्धु-बांधव--दारिद्रयात्पुरुबस्थ बान्धवजनो 
वाक्य न संतिष्ठते--मच्छ ० १।३६, पंच ० ४।७८ । 

बान्धव्यम [ बान्धब +-ष्यञज्य ] सगोत्रता, रिश्तेदारी । 

बाञ्नवी | बश्रु+अप्‌-- छीप |] दुर्गा का विशेषण । 

बाबंटोरः [ ! | . आम का गूदा 2. जस्त 3. नया अकुर 
4. वेश्या का पुत्र | 

बाहूँ (वि०) (स्त्री०--हीं) [ बहु +-अण्‌ ] मोर की पूँछ 

. के चंदवों से बना हुआ । 

बाहुद्रथ, बाहुद्रथिः | बहद्रथ---अण, इज्यू वा |] राजा 
जरासंध का पितृपरक नाम | _' 

बाहेस्‍पत (वि०) (स्त्री०-तो ) [ बृहस्पति+अण्‌ | बृह 
स्पति से संबद्ध, बृहस्पति की सन्‍्तान या बृहस्पति 
को प्रिय । 


( ७१४ ) 


बाहुस्‍पत्य (5०. [ बहस्पति-+-यक ] बहस्पति से संबंध 
रखने वाला,--त्यः . बहस्पति का शिष्य 2. भौतिक- 
वाद के उग्ररूप के शिक्षक बहस्पति का अनयायी 
भौतिकवादी ,-- त्यम्‌ पृण्यनक्षत्र । 

बाहिण (वि०) (स्त्री०-णी) | बहिन्‌ू-|-अण्‌ | मोर से 
संबद्ध या उत्पन्न । 

बाल (वि०) [ बल--ण या बाल-)- अच्‌ ] . बच्चा, शिशु- 
वत, अवयस्क, व्याना--बालेन स्थविरेण वा - मनु ० 
८।७०, बालाशोकमूपोढरागसुभगं भेदोन्‍्म्‌खं तिष्ठति 
“विक्रम० २।७, इसी प्रकार-बालमन्दा रवक्ष:--मेघ ० 
७५९, रघृ० २।४५, १२३।२४ ८. नया उगा हुआ, बाल 
(रवि या अ्क )-रघ्‌ ० १२१०० 3. नूतन, वर्धमान 
(चन्द्रमा )--पुपोष वृद्धि हरिदीधितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमा:--रघु० ३।२२, कु० ३।२९ 4. बालिश 
5:अनजाना अबोध - - ल: . बालक, शिशु-बालादपि 
सुभाषितं ग्राह्मम--मन्‌ ० २२३९ 2. बालक, यवा 
तरुण 3. अवयस्क (१६ वर्ष से कम आय का )-बाल 
आषोडशादर्षात्र-ना रद 4. बछेरा, अश्वक 5. मूर्ख 
भोंदू 6. पंछ 7. बार 8. पाँच वर्ष का हाथी 9. एक 
प्रकार का गन्धद्रव्य । सम०--अग्रम्‌ बाल को नोक, 
--अध्यापकः बच्चों का शिक्षक,-अमभ्यास:ः बाल्यावस्था 


में अध्ययन, (अध्ययन में) शीघ्र लगाना,-- अरुण 
(वि०) प्रभातकालीन उषा की भाँति लाल, (णः) 
प्रभातकालीन उषा;ः"अकं: नवोदित सूयं-रघु० १२। 
१००,-- अवबोध: बच्चों की शिक्षा,-- अवस्थ (बि०) 
तरुण, नवयवक - विक्रम० ५।१८,-- अवस्था बचपन, 
--आतप:ः प्रात:कालीन धृष,--इन्दुः नया बढ़ता हुआ 
चन्द्रमा--कु० ३।२९,-- इष्ट: बरी, बेर का पेड़, 


--उपचारः (आयु० ) बच्चों की चिकित्सा,-उपबीतम 


लंगोटी, रुमाली,-- कदलो के ले का नया पोधा, कुच्दा 
--दम्‌ एक प्रकार की नई चमेली (- दम) 
की नई खिली हुई कली--अलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ 
--मेघ ० ६५,-- कृमिः ज॑,-- कृष्ण: बालक के रूप में 
क्ृष्ण,--ऋरैडनम्‌ बच्चे का खिलोना या खेल,-फक्रो डनकम्‌ 
बच्चे का खिलोना, (-कः) . गेंद 2. शिव का 
विशेषण,--क्रीडा बच्चों का खेल, बालकों या तरुणों 
का खेल,--खिल्य: ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न, अंगूठ के 
"समान आकारवाली दिव्य मतियाँ (जो गिनती में 
साठ हजार समझी जाती हूं ) - तु० रघ० १५१० 
 +-गॉभिणी पहली बार गाभिन हुई गाय,--गोपाल: 
“तरुण ग्वाला' बालगोपाल के रूप में कृष्ण का विद्ये- 
षण,--ग्रहः बालकों को पीडा पहुँचाने वाला पिशाच 
(या उपग्रह ) (पुँ०) दूज का चाँद, 
बढ़ता हुआ चाँद--मा० २।१० . तरुणों 
के खेल 2. बाललीला, बाल्यजीवन के कारनामें-उत्तर० 


६,-चर्य: कारतिकेय का नाम, (र्या) [बच्चे का व्यवहार 
(वि०) बालों से उत्पन्न,--तनयः: खदिर का 
वक्ष, खर,--तन्त्रम्‌ धात्रीकर्म,--तणम्‌ नई दूब, हरी 
घास,-- दलक: खंर,--धिः बालों वाली पुछ--शि० 
२।७३, कि० १२।४७,--पाश्या . बालों की माँग में 
पहने जाने के योग्य आभषण 2. बालों की चोटी मे 
धारण की जाने बाली मोतियों की लड़ियाँ,--पुष्टिका, 
-:थुष्टी एक प्रकार की चमेली, -- बोधः . बच्चों की 
शिक्षा 2. अनभवशन्य नये बालकों की शक्ति के अन- 
सार कोई कार्य,--भद्गक: एक प्रकार का विष ,--भार 
बालों से भरी हुई हूम्बी पछ-बाधेतोल्काक्षपितचमरी 
बालभारो दवाग्नि:-मेघ० ५३,-भाव: बचपन, बाल्या- 
वस्था,--भंषज्यम एक प्रकार का अंजन ,--भोज्य: मटर 
5-सगः मग छोना, -- यज्ञोपवोतकम वक्ष:स्थल के ऊपर 
से पहने जाने वाला जनंऊ,-राजम बेंदूयमरणि, नीलम 
--रोग: बच्चों का रोग,--लरूता नतन बेल--रघु ० 
२।१०,--लौला बच्चों के खेल, बालकों का मनोविनोद, 
-बत्स: . नन्‍्हा बछड़ा 2. कबृतर,-वायजम्‌ वदूयमणि 
तीलम,--वासस्‌ (नपुं०) ऊनी वस्त्र,--वाह्मय: जंगली 
बकरा,--विधवा बाल्यावस्था में ही जिसका पति मर 
गया हो, व्यजनम्‌ चंवर, चौरी (सुरागाय के बालों 
से बनी चोरी जो एक प्रकार का राजचिद्ध हं )-रघ ० 
९६६, १४।११, १६।२२, ५७, कु० १।१२,--सखि 
बाल्यावस्था से बना मित्र, बचपन का दोस्त,--संध्या 
झुटपुटा,--सुहद्‌ (पुं०) बचपन का मित्र,--सूर्यः, 
--सूर्यकः वंदूयंमणि, नीलम,--हत्या बच्चे की हत्या 
हस्त: बगलों वाली पँछ । 


बालक (वि०) (स्त्री०-लिका) | बाल--कन्‌ ] . बच्चों 

जसा, नन्‍्हा, अवयस्क 2. अनजान,--कः . बच्चा, 

बाल 2. अवयस्क (विधि में) 3. अँगूठी 4. मर्खया 

8. कड़ा, कंकण 6. हाथी या घोड़े की पंछ,--कम 
छ_की। सम०- हत्या, बच्चे की हत्या । 


बाला [बाल--टाप | 4. लड़की, कन्या 2. सोलह वर्ष से 
कम आय की यवती 3. तरुणी, यूवती,--जाने तपसो 
वीयंसा बाला परवतीति मे विदितम्‌्-श० ३।१, 
इयं बाला मां प्रत्यनवरतभिन्दीवरदलप्रभाचोरं चक्ष 
क्षिपति-- भतृ ० ३।६७, मेघ० ८३ 4. चमेली का एक 
भेद 5. नारियल 6. धृतकुमारी का पौधा 7. इलायची 
8. हल्दी । सम ० --हत्या स्त्रीहृत्या । 

वालि: [बल-- इन्‌ | एक प्रसिद्ध बानरराज का नाम--दे ० 
वालि'। सम०--हन्‌ --हन्त(प्‌ं०) राम का 
-विशेषण । 

बालिका [बाला-+-कन्‌ -दाप्‌, इत्वम] !. लड़की 2. कान 

की बाली की घुंडी 3. छोटी इलायची 4, रेत 5. पत्तों 

की सरसराहट | 


( ७१५ ) 


बालिन (पुं०) [बाल-|-इनि] एक़ बानर का नाम--दे० 
'वालि' । 

बालिनो [बालिन -|-डीप ] अश्विनी नक्षत्र । 

बाल्मसिन्‌ (पुं०) [बाल-|-इमनिच्‌ | बचपन, बाल्यावस्था, 
लड़कपन । 

बालिश (वि० ) [बार्डि श्यति, बाडि--शो --ड डलयोरमेद: ] 
. बच्चों जेसा, अबोध, मूर्ख 2. बच्चा 3. मं, 
अनजान --मनु० ३।१७६ 4. लापरवाह, - -शः . मूर्ख, 
बुद्ध 2. बच्चा, बालक,-- शम्‌ तकिया । 

बालिश्यम [बालिश--ष्यणश ] 7. लड़कपन, बचपन 
2. बचकानापन, मखंता, बेवक़फ़ी । 

बाली [बालि--डीष्‌ ] एक प्रकार की कान की बाली । 

बालीद्यः (पुं०) मत्रावरोध । च 

बालु:, - बालुकम्‌ [बल-|-उणू, बाल--कन्‌ | एक प्रकार का 
गंध द्रव्य । 

बालुका दे० 'बालका । 

बालकी, बालड्ू, बालड्री [बल--उकज्त +-डीप] एक 
प्रकार की ककड़ी । 

बालक: [बल--ऊकञ्ञ ] एक प्रकार का बिष | 

बालेय (वि०) (स्त्री०--यी) [बलि--ढज] 4. बलि 
देने के लिए उपयक्त 2. मृदु, मुलायम 3. बलि की 
संतान,--यः गधा । 

बाल्यम [बाल-|-ष्यञ्य | . लड़कपन, बचपन---बाल्यात्परा- 
मिव वां मदनोध्यवास रघु० ५१६३, कु० १।२९ 
2. (चन्द्रमा के) बढ़ने की अवधि--कु० ७३५ 
3. समझ की अपरिपक्वता, म्खेता, अबोधता । 

बाल्हकाः, बाल्हिका:, बाल्हीका: (पुं० ब० व०) [बल्हिदेशे 
भवा: -बल्हि+-व॒ुञ, बल्हि+-ठझआ, पृषो० पहक्षे 


दीघेत्वम| बल्हि के अधिवासी,--कः 7. बाल्हीकों का. 


राजा 2. बलख का घोड़ा,--कम्‌ 4. केसर, ज़ाफरान, 
2. हींग । 

बाल्हि: (पूं०) एक देश का नाम। सम०--ज (वि०) 
वलख देश में पला, बल्ख देश की नसल । 

बाध्प:-ष्पम्‌ [बाध्‌ू-पृषो ० सत्वं पत्वं वा] 4. आँसू, अश्व- 
कठ: स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलष:--श० ४॥५ 2, भाप, 
प्रवाष्प, कुहरा 3. लोहा । सम ०--अम्बु (नपुं० ) आँसू, 
--उज्भूवः आंसुओं का आना,--कण्ठ (वि०) जिसका 
गला भर आया हो, गदुगद्‌ कंठ वाला,--द्ुदिनम 
आँसुओं की बाढ़,--पूरः आँसुओं का फूट पड़ना, 
आँसुओं की बाढ़,--वारंवारं तिरयति दुशोरुदगर्म 
बाब्यपूर:--मा० १।३५,--मोक्ष:,--मोचनसम आँस 
बहाना,--बिन्दु: (पुं) आँसू की बूँद,--संदिग्ध (वि०) 
जों आँसुओं के कारण अस्पष्ट हों । 

बाष्पायते (ना० धा० आ०) आँसू बहाना, रोना--तत्कि- 

. मिति बाष्पायितं भगवत्या--मा० ६, विक्रम० ५९ | 


बास्त (वि०) (स्त्री०--स्ती) [बस्त--अण्‌] बकरे से 


उत्पन्न या प्राप्त--मनु ० २।४१ । 

बाहः [>>बाहुः पृषों० वह --णिच्‌ +अचू, बवयोरभेदः ] 
, भुजा 2. घोड़ा । 

बाहा [दे० बाह] भूजा,--मां प्रत्यालिज्भेतोगताभि: शाखा- 
बाहाभिः--श० ३। सम०--बाहबि (अव्य०) 
हस्ताहस्ति, भुजा से भुजा--तु ० बाह-बाह॒वि । 

बाहीका: (ब० व०) [वह -+-ईकण्‌ ववयोरभेदः | पंजाब के 
अधिवासी,--कः . पंजाबी 2. बेल । 

बाहः [बाध्‌ -|-कु, धेस्य हः] . भजा--शान्तमिदमाश्रमपदं 
स्फ्रति च बाहुः कुत: फलमिहास्य--श ० १।१६, इसी 
प्रकार. 'महाबाहु, आदि 2. कलई 3. पशु का अगला 
पेर 4. द्वार की चौखट का बाजू 5. (ज्या० में) 
समकोण त्रिभूज का आधार,--ह (द्वि० व०) आर्द्रा 
नक्षत्र । सम०--उत्क्षेपणल (अव्य०) भूजाओं को ऊपर 
उठा कर--बाहू त्क्षेपं ऋन्दितुं च प्रवृत्ता--श० ५।३०, 
--कुण्ठ - कुब्ज (वि०) लंजा, जिसका हाथ विक्ृत हो 
गया हो,--क्ुन्यः (पक्षी का) बाजू, डना,--चापः 
पौरुष की माप, अर्थात्‌ दोनों हाथों को फलाकर मापी 
हुई दूरी,--जः क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति--तु० बाहू 
राजन्य: कृत:--क्ग्‌ ० १०॥९०११२, मनु० १॥३१, 
2. तोता,--ज्या (गणि० में) चाप के सिरों को 
मिलाने वाली सीधी रेखा,--शत्रः,--तअ्रम्‌--त्राणम्‌ 
भुजाओं की रक्षा करने वाला कृवचविशेष,-- दण्ड: 
4. डंडे की भांति लंबी भूजा 2. भूजा या मृकक्‍तके से 


दण्डित करना,--पाशः . मल्लयुद्ध में एक घेरा 
बनाना जैसा कि आलिंगन के समय किया जाता हैं, 
--प्रहरणम्‌ घूंसों की लड़ाई, मल्लयुद्ध,--बलम्‌ भुजा 
की ताक़त मांसपेशियों की दशक्ति,---भूषणम्‌ ,--भूषा 
भुजा में पहना जाने वाला आभूषण, बाजूबंद, अंगद, 
--भेदिन्‌ (पुं०) विष्णु का विशेषण,--मूलम्‌ . कांख, 
2, कंधे और बाहु का जोड़,-युद्धभमु हाथापाई, 
मल्लयद्ध, धूँसों की लड़ाई,--योधः--योधिन ( पुं० ] 
मृष्टि योद्धा, घसेबाज,--छूता भुजा की भांति बेल, 
“अन्तरम्‌ स्तन, वक्ष:स्थल,--बीयेम्‌ भूजाओं की शक्ति, 
--व्यायाम कसरत,--शालिन्‌ (पुं०) . शिव का 
विशेषण 2. भीम का विशेषण,--शिखरम्‌ भूजा का 
ऊपरी भाग, कंधा,--संभवः क्षत्रिय जाति का पुरुष, 
सहस्रभुृत्‌ (पुं०) कारतंवीयं राजा का विशेषण 
( सहलस्रार्जुन ) भी इसका नामान्तर हू । 

बाहुकः | बाहु+क--क ]. बन्दर 2. ककठिक के द्वारा 
बौना बना दिये जाने पर नल का बदला हुआ नाम । 

बाहुग॒ण्यम [ बहुगुण+-ष्यञ्ज_ ] अनेक सदगूण और श्रेष्ठ- 
ताओं का स्वाभित्व । 

बाहुदन्‍तकम्‌ [ बहुदन्‍्तक-[-अण्‌ | नतिक कतेव्यों का स्मृति 


(' ७१६ ),. 


के रूप में निरूपण जिसके रचयिता इन्द्र कहे. 


जाते हू । 

बाहुदन्तेय: [ बहुदन्‍्त--ढ | इन्द्र का विशेषण । 

बाहुदा [ बाहु +दा-+क-+टाप्‌ ] एक नदी का नाम । 

बाहुभाष्यम्‌ | बहुभाष +ष्यञं। | मुखरता, वाचालता, 

. बौतूनीपन । 

बाहुरूप्पम | बहुरूप+पष्यल्य_ ] बहुरूपता, विविधता । 

बाहुल: [ बहुल-|-अण्‌ | . अग्नि, 2. कातिक का महीना 
--लम्‌ . बहुरूपता 2. भजाओं की रक्षा के लिए 
कवच विशेष । सम०--प्रीवः मोर । 

बाहुलकम्‌ [| बाहुल---कन्‌. |] . अनंकरूपता 2. व्याकरण 
में प्रयकत विधिविशेष-- बाहुलकाच्छन्दसि, किसी रूप, 
अर्थ या नियम की विविध या असीम प्रयोजनीयता । 

बाहुलेयः | बहुला-+-ढक ] कारतिकेय का विशेषण । 

बाहुल॑यस [ बहुल-+पष्यला, ] 4. बहुतायत, प्राचुयं, यथे- 
ष्टता 2. बहुरूपता, अनेकता, विविधता 3. बस्तुओं 
का सामान्य क्रम या प्रचलित व्यवस्था । 

बाहबाह॒बि (अव्य०) [ बाहुभिबहुभि: प्रहत्येदं प्रवत्तं 
यद्धम॑ | भजा से भजा मिला कर, हस्ताहस्ति, घमा- 
सान यद्ध । 

बाह्य (वि०) [ बहिभव:--ष्यव्य_, टिलोप: | . बाहर का 
बाहर की ओर का, बाहरी, बहिदंश, बाहर स्थित 
--विरह: किमिवानतापयद वद बाह्यविषयविपदिचि- 
तम्‌--रघ० ८।८९, बाह्योद्यानं-मेघ० ७, कु० ६।४६, 
बाह्मनमामन्‌ बाहरी नाम, अर्थात्‌ पत्र की पीठ पर 
लिखा हुआ पता या शिरोनाम, सरनामा--मुद्रा ० 
2. विदेशी, अपरिचित--पंच० १ 3. बहिष्कृत, कट- 
घरे से बाहर-जातास्तदूरवोरुपमानबाह्या:---कु० १॥३६ 
4. समाज से बहिष्कृत, जातिबहिष्कृत,--हा/, . अप- 
रिचित,--हामू, बाह्रन, बाह्य (अव्य०) बाहर, 
बाहँर की ओर, बाहरी ढंग से । 

चाह वच्यम [ बह वृच-+ष्यञज्न ] ऋग्वेद का परम्परागत 
अध्यापन । 

बिट (म्वा० पर०--बेटति) . शपथ लेना 2. अभिश्ञाप 
देना 3. चिल्लाना, जोर से बोलना । 


बिटकः,-- कम, बिटका [5-पिटक, 
फुसी । 

बिडम | बिड-क | एक प्रकार का नमक । 

बिडालः | बिड--कालन्‌ | (. बिस्‍ला, बिलाब 2. आँख 
का डेला । सम०--पद:ः,--पदकम्‌ १६ माशे के तोल 
का बद्ठा । क्‍ 

बिडालक: | बिडाल--कन्‌ ]. बिलाव 2. आँख के बाहरी 
भाग पर मल्हम लगाना,--कम्‌ पीली मल्हम । 

बिडोजस (पुं०) [वेवेष्टि विट व्यापंकमोजो यस्य विडोजा 
पृषो० बद्धि:| इन्द्र का विशेषण, --श ० ७।३४। 


पृषो० | फोड़ा, 


बिदू, बिद्‌ (भ्वा० पर० बिदति) . खण्ड खण्ड करना 
2. बॉटना ! 

बिदलम्‌ दे० “विदल'.। 

बिन्दु: | बिन्द--उ ]. बूंद, बिदी जलबिन्दुनिपातेन क्रमश 
पूयते घट: “छोटी-छोटी बंदे मिल कर एक सरोवर बन 
जाता है”, विस्तीयते यशो लोके . तेलबिन्दुरिवाम्भसि 
मनु० ७।३३, अधुना (कुतूहलस्य ) बिन्दुरपि नावशेषित 
-श० २ 2. बिंदु, बिदी 3. हाथी के शरीर पर रंगीन 
बिंदी या चिह्न-कु० १॥७ 4. शन्य, सिफर-न रोम- 
कृपौषमिषाज्जगत्कृता कृतशच कि दूषणशुन्यबिन्दव:-नै ० 
१!२१। सम०-- चित्रकः चित्तीदार हरिण, - जालम 
-“ जालकम्‌ . बंदों का समह 2. हाथी के संड और 
शरीर पर बनाये गये चित्रण, चित्तियाँ,-तन्त्रः . पासा 
2. शतरज की बिसात,--देवः शिव का विशेषण:,-पत्रः 
एक प्रकार का भोजपत्र,--फलम मोती,--रेखक 
. अनुस्वार 2. एक प्रकार का पक्षी,--रेखा विन्दुओं 
को पंक्ति, --बासर: गर्भाधान का दिन । 


बिब्बोक:, ( बिब्बोक, बिब्बोक ) [? | . अभिमान के कारण 


अपन प्रियत॒म पदार्थ की ओर उदासीनता का प्रदर्शन 
“>मनाक प्रियकथालापे बिब्बोकोइ्नादरक्रिया-प्रताप- 
रुद्र, या, बिव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेध्प्यनादर:-सा० 
द० १३९ 2. घमंड के कारण उदासीनता 3. केलि- 
परक या प्रीतिविषयक संकेत---संशय्य क्षणमिति 
निश्चिकाय कश्चिद्बिब्बोकबंकसहवासिनां परोक्षै: 
-““शि० ८।९ (विलासे:--मल्लि० 

बिभित्सा [भिद--सन्‌--अ+टाप्‌] भेदने की इच्छा, 
बींबने की या छेद करने की इच्छा । 

बिभित्सु (वि०) [भिदू+सन्‌--उ] छेदने या बींधने की 
इच्छा । 


बिभीषण: [भी--सन्‌-+ल्यट | एक राक्षस का नाम, रावण 
का भाई (यद्यपि वह जन्म से राक्षस था परन्तु तोभी 
सीता के अपहरण के कारण वह बड़ा खिन्न था 
उसने रावण को इस दुष्कृत्य के लिए बहुत बरा भला 
कहा । उसने बार-बार रावण को समझाया कि. 
यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीता को राम के 
पास वापिस पहुँचा दो। परन्तु उसने विभीषण की 
चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया । अंत में जब 
उसने दंखा कि रावण का विनाश अवधद्यंभावी है तो 
वह राम के पास चला गया और उनका पक्का मित्र 
बन गया । रावण कौ मत्य के पश्चात राम ने विभी- 
षण को लंका की- राजगद्टी पर बिठा दिया । बिभी 
षण सात चिरंजीवबियों में गिना जाता हे--दे० 
'चिरंजीविन्‌' ) । 

बिश्रक्षु, विश्वज्जिसु: [भ्रस्जू--सन्‌--उ, विकल्पेन इट | 
आग । 


( ७१७ ) 


बिम्बः,-बम [वी--वन्‌ नि० साधः| सूयमण्डल या चन्द्र- 
मंडल-- वदनेन निजितं तव नीलीयते चन्द्रबिम्बमम्बंधरे 
>सुभा०, इसी प्रकार सूथ”", रवि” आदि 2. कोई 
गोल या मंडलाकार सतह, मंडल या गोला जंसे 
'नितम्बबिम्बब गोलाकार कल्हा, 'श्रोणीबिम्ब: आदि 
3. प्रतिमा, छाया, प्रतिविब 4. शीशा, दर्पण 5. कलश 
6. उपमित पदार्थ (विप० प्रतिबिब ),--बम्‌ एक वक्ष 
का फल (यह जब पक जाता हूं तो छाल रंग का हो 
जाता है, तरुण स्त्रियों के होठों की तुलना इसी से 
की जाती हूँ )-रक्तशोकरुचा विद्वेषितगणो बिम्बाधरा- 
लक्तक:---मालवि० ३।५, पक्‍वबिबाधरोष्ठी--मेघ ० 
८२, तु० ने० २४। सम०--ओष्ठ (वि० ) ( बिबो 
(बो)ष्ठ) बिब फल के समान लाल-लाल सुंदर होठों 
वाला--मालवि० ४।१४, (-ष्ठ:) बिब फल की 
भांति ओष्ठ-उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे-कु० ३।६७। 


बिम्बकम [बिम्ब--कन | . सूर्यमंडल या चन्द्रमण्डल 
2. बिबफल | 

बिस्बिका [ विम्ब -- कन्‌, इंत्वम |] . सूयंमंडल या चन्द्रमण्डल 
2. बिब का पोधा । 

बिम्बित (वि० )[बिम्ब-+-इतच्‌ | . प्रतिबिबित, प्रति छाया 
पड़ी हुई 2. चित्रित । 

बिल (तु० पर०, चुरा० उभ० बिलति, बलूयति-ते) खंड 
खण्ड करना फाड़ना, तोड़ना, बांटना, टकड़े-टकड़े 
करना । 

बिलम्‌ [बिल-+क ] . छिद्र, विवर, खड (हल चलाने से 
बनी गहरी सीधी रेखा)--खनन्नाखुबिल सिहः:''' 
प्राप्नोति नखभंगं हि-पंच० ३।१७, रघु० १२॥५, 
2. रिक्तस्थान, गत, छिद्र 3. द्वारक, छिद्र, सूराख 
4. कंदरा, कोटर--लरः इन्द्र के घोड़े उच्च: श्रवा का 
नामान्तर। सम०--ओकस्‌ (पुं०) बिल म रहने 
वाला जानवर,--कारिन्‌ (पुं०) चूहा,---योनि (वि० ) 
बिलजन्तुओं की नस्ल के जानवर--यत्राश्वा बिल- 
योनय:--कु० ६।३९,--वासः गंधमार्जार,--वासिन्‌ 
(बिलेवासिन्‌) (पुं०) साँप । 


बिलगमः | बिल-|-गम्‌ +-खच्‌ , मम | सप, साँप । 

बिलेशयः | बिले शेते--शी -/- अच्‌, अलक्‌. स० ] 7. साँप 
2. मूसा, चूहा 3. मांद में रहने वाला कोई भी 
जन्तु. | 

बिल्‍लः | बिल--ला--क नि० अकार लोपः | १. गरत॑ 
2, विशेषतः थाँवला, आलवाल। सम०--सू: दस 
बच्चों की माँ । 

बिल्वः | बिल-+-वन्‌ ] बेल नामक वक्ष-ल्व्रम . बेल का फल 
2. एक विशेष तोल, पल भर । सम०-दंडः शिव का 
विशेषण,-पेशिका,-पेशी बेल का छिलका (जो लकड़ी 
के समान कड़ा होता हैं ),--वनम्‌ बेलों का जंगल । 


बिल्वकीया [ बिल्व--छ, कुक ] वह स्थान,जहाँ. बल के 
पौध लगाय गए हों । 

बिस (दिवा० प्‌० बिस्यति) 3. जाना, हिलना-डुूूना 
2. उकसाना,, प्रेरित करता, भड़काना 3. फेंकना, डाल 
देना 4. टकड़े टकड़े करना । 

बिसम्‌ | बिस-+क | . कमल तंतु 2. कमल को ततन्‍तु 
बाली डंडी-पाथेयमृत्सज बिस॑ ग्रहणाय भयः-विक्रम ० 
४१५, बिसमलमशनाय स्वादु पानाय तोयम्‌ --भत्‌ ० 
३॥।२२, मेघ० ११, कु० ३।१७, २।२९। सम० 
--कण्ठिका, -कण्ठिन्‌ (प्‌ ० ) छोटा सारस --कुसुमम्‌ 
--पुष्पम,--प्रसुनस्‌ कमरू का फूल,-जक्षबिसं धृतवि- 
कासिबिसप्रसूना:--शि ० ५।५८ ,--खादिका कमल 
तमन्‍्तुओं को खाने वाली,---भ्रन्थि: कमलडंडी के ऊपर 
की गांठ,--छेदः कमल की तंतुमय डंडी का टकड़ा, 
--जम्‌ कमल, का फल, कमल - तन्तुः कमल का रेशा, 
-नाभिः (स्त्री०) कमल का पौधा, पद्मिनी,-तासिका 
एक प्रकार का सारस । 


बिसलूम [ बिस-+- ला-|-क | नया अंकुर, अंखवा, कली । 
बिसिनी | बिस-- इनि | . कमलिनी, कमल का पौधा 
भतं ० ३।३६ 2. कमल तंत्‌ 3, कमलों का समह । 
बिसिल (वि०) [बिस+इलच |] बिस से संबद्ध या प्राप्त । 
बिस्‍तः | बिस--क्त | (८० रक्तियों के बराबर) सोने 
का तोल । 
बिल्लेणः (पुं०) 
रचयिता । 
बीजम्‌ [ वि-+-जन्‌ -|ड॒ उपसगंस्य दीर्घ: बवयोरभेदः ] 
बीज (आलं० से भी) बीज का दाना, अनाज 
--अरण्यबीजांजलिदानलालिता:---कु० ५११५, बीजां- 
जलि: पतति कोटमखावलीढ:-मच्छ ० १।९, रघ० 
१९।५७, मन्‌० ९॥३३ 2. जीवाण, तत्त्व 3. मल 
स्रोत, कारण, बीजप्रकृति: श० १॥१, (पाठान्तर) 
4. वीय, शुक्र---कु० २।५, ६० 5. किसी नाटक की 
कथावस्तु का बीज, कहानी आदि,-दे ० सा० द० ३१८. 
6. गदा 7. बीजगणित 8 बीजमंत्र,-- जः नींब का पेड़, 
(बीजाकू !. बीज बोना-व्योमति बीजाकुरते-भामि० 
१।॥९८ 2. बीज बोने के बाद हल चलाना) । सम० 
-“ अक्षरम्‌ मन्त्र का प्रथम अक्षर,--अडकुरः बीज का 
अंकुर- कु० ३।१८, नन्‍यायः बीज और अंकुर का 
न्याय, दे० 'न्‍याय' के अन्तगंत, - अध्यक्ष: शिव का 
विशेषण, -- अद्वः जननाश्व, सांड घोड़ा,--आढय 
-“प्रः-प्रकः बिजौरा नीबू, चकोतरा, ( रम,-रकम्‌ ) 
नींब्‌ का फल,-उत्कृष्टम अच्छा बीज,--उदनम ओला 
-कत ( पुं०) शिव का विशेषण,-कोश:ः,-कोष 7. बीज 
पात्र 2. कमल का बीजपात्र,--गणितम बीजगणित 
का विज्ञान,--गुप्ति: (स्त्री०) बीजकोश, फली, सेम, 


विक्रमांकदेवचरित नामक काव्य का 


( ७१८ ) 


छीमी,---दशक: रंगशाला का व्यवस्थापक,--धान्यम 
घनिया,--न्यास: नाटक की कथावस्तु के स्रोत को 
बतलाना,--पुरुष: कुल प्रवर्तक,--फलक: बीजपूर का 
पेड़,--मन्त्र: रहस्यमय अक्षर जिससे मंत्र आरम्भ 
होता ह,--मातका कमल का बीजकोष,- रुहः दाना 
अनाज,-बापः . बीज बोने वाला 2. बीज का बोना, 
>-वाहनः शिव का विशेषण,--सूः पृथ्वी,--सेफ्तु 
(प्‌०) प्रद्नष्टा, प्रजापति 

बीजकः | वीज-]-कन्‌ ] ॥. सामान्य नींब 2. नींबू या 
चकोतरा 3. जन्म के समय बच्चे की भुजाओं की 
स्थिति,--कम बीज । 

बोजल (वि०)[बीज-- लच्‌ | बीजों से यूृ१त, बीजों वाला। 

बोजिक (वि०) [ बीज-+ठन्‌ ] बीजों से भरा हुआ, 
जिसमें बहुत बीज हों 

बोजिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ बीज--इत्ति ] बीजों से 
युक्त, बीज रखने वाला - (पुं०) . वास्तविक पिता 


या प्रजजक (बीज का बोने वाला) (विप० क्षेत्रिन 


“खेत या स्त्री का पति या स्वामी) दे०--मन ० ९। 
५१ तथा आगे 2, पिता 3. सूर्य । 

बीज़्य (वि०) [ बीज--यत ] . बीज से उत्पन्न 2. सम्मा- 

/...नित कुल का, सत्कुलोद्धव । 

बोभत्स (वि०) [ बध+सन्‌-|-घञा ] . घणोत्पादक, 
घधिनौना, दुर्गंधयक्त, भीषण, जगृप्साजनक--हन्त बीभ- 
त्समेवाग्र वर्तते--मा० ५, अहो ! यह निश्चित रूप 
से घिनौना दृश्य है 2. ईरषष्याल, प्रद्देषी, विद्वेषपूर्ण 
3. बबंर, क्र, खूंखवार 4. मने से विरक्‍्त,-त्स 
. जगप्सा, घिनौनापन, गहंणा 2. बीभत्सरस, काव्य 
के आठ या नौ रसों में से एक--ज गृप्सास्थायि भावस्तु 
बीभत्स: कथ्यते रस:--सा० द० २३६ (उदा० मा० 
५।१६) 3. अर्जन का नामान्तर । 

बीभत्सु: [ बध्‌ू--सन्‌-+-उ ] अर्जुन का विशेषण। महा० 
इस प्रकार व्याख्या करता ह--न कुर्यात्कम॑ बीभत्स 
' यध्यमानः कथंचन, तेन देवमनृष्यषु बीभत्सुरिति 
विश्वतः 

बुक (अव्य०) [ ब॒क्‍्क्‌ -|- क्विप्‌ पृूषो ० उपधालोप: ] अन- 
क्रणमलक शब्द | सम ० -कारः सिह की दहाड़ । 

बुक्‍्क (म्वा० पर०, चुरा० उभ० ब॒कक्‍्कति, बृक्‍्कयति-ते ) 
. भोंकना--हि० ३॥।५२ 2. बोलना, बातें करना । 

बकक्‍्कः,-क्कम [ बवक्‌--अच्‌ ] 4. हृदय 2. दिल, छाती 
--बक्काघातर्यवतिनिकर्ट प्रौढवाक्यन राधा-- उद्धूट 
3. रुधिर, - कक्‍कः . बकरा 2. समय | 

ब॒ुकक्‍्कन (पुं०) | बकक्‍क--शत | हृदय, दिल । 

बक्‍्कनसम [ बक्क्‌-|- ल्यट | भौंकना, भोौं भों करना । 

बुक्कसः [ --पुव्कस, पृषो ० साध: ] चंडाल । 

बकक्‍्का,-क्की [ बकक--टाप्‌, डीष वा ] हृदय, दिल । 


बुद्‌ (म्वा० उभ०--बोदति-तै ) ॥. प्रत्यक्ष करना, देखना, 
समझना, पहचानना 2. समझ लेना, जान लेना । 

बुद्ध (भू० क० क्ृ०) [ बध--क्‍्त |] [. ज्ञात, समझा हुआ 
प्रत्यक्ष किया हुआ 2. जगाया हुआ, जागरूक 3. ७ 
हुआ 4. प्रकाशमान । 


बुद्धिमात्‌ (दे० बुध)-ड्ड: . बुद्धिमान या विद्वान्‌ पुरुष 
ऋषि 2. (बौद्धों के साथ) बद्धिमान्‌ या ज्ञानज्योति 
से प्रकाशमान पुरुष जो सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञानद्वारा 
जन्म-मरण से छटकारा पा चका हैँ तथा जो स्वय 
मुक्त होने से पूर्व संसार की मोक्ष या निर्वाण प्राप्त 
करने की रीति बतलाता ह 3. शाक्यसिह का ताम 
'बद्ध जो बौद्धधर्म का प्रसिद्ध प्रवतेक था (उसने 
कपिलवस्तु में जन्म लिया और ईसा से ५४३ वर्ष 
पूर्व निर्वाण प्राप्त किया, कई बार उसे विष्ण का 
नवाँ अवतार माना जाता हैँ, जयदेव कहता हूँ :-- 
निनदर्सि यज्ञविधरहह श्रृुतिजातं सदयहृदय दर्शित- 
पशुघातं॑ केशव धृतब॒ुद्धशरीर ! जय जगदीश हरे 
गीत ० १)सम०--आगम: बोद्धधर्म के सिद्धान्त और 
मन्तव्य, -- उपासकः ब्‌द्ध को पूजा करने वाला,--गया 
एक पुण्यतीर्थस्थान का नाम, -मार्गे:, बुद्ध के सिद्धांत 
ओर मत, बुद्धवाद । 


बुद्धिः (स्त्री०) [ बृध--क्तिन्‌ ] 4. प्रत्यक्ष ज्ञान, संबोध 
2. मति, समझ, प्रज्ञा, प्रतिभा-तीक्ष्णा नाझुन्तुदा 
बृद्धि- शि० २।१०९, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बद्धिः--रघु० 
१।१९ 3. ज्ञान--ब द्वियेस्यथ बलं तस्थ - हि० २।१२२ 
ज्ञान ही शक्ति हूँ 4. विवेक, विवेचन, सूक्ष्म विचा- 
रणा 5. मन -मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि:--मालवि० 
१।२, इसी प्रकार क्रपण” पाप" आदि 6. औसान 
रहना, प्रत्यत्पन्नमतित्व 7. घारणा, सम्मति, विव्वास, 
विचार, भावना, भाव - दूरातमवलोक्य व्याप्रबुद्धया 
पलायन्ते--हि० ३, अनया बद्धचा - मद्रा० १, 
विश्वास से -अनक्रीशबुद्धचा -- मेघ ० ११५ 8, आशय 
प्रयोजन, प्रायोजना (बुद्धधा) “इरादतन' 'प्रयोजन से' 
'जानबूझ कर 9. सचेत होना, मूर्छा से जागता-मा० 
४ 0. (सां० द० में) सांख्यश्ास्त्र में वणित पच्चीस 
तत्त्वों में से दूसरा । सम०--अतीत (वि०) बृद्धि की 
पहुँच से परे,-. अवज्ञानम्‌ किसी की समझ का तिर- 
स्‍्कार करना या निक्ृष्ट मत रखना-अप्राप्तकालं वचन 
बहस्तति रपि ब्रवन्‌, प्राप्नोति बद्धयवज्ञानमपमानं च 
पुष्कलम्‌ -- पंच० १॥६३,--इन्द्रियम्‌ प्रत्यक्षीकरण की 
इन्द्रिय,विप ०कमे निद्रिय ) (यह पांच हँ-कान, त्वचा, आँख 
जिह्दठा और नाक--श्नोत्र त्वक्चक्षपी जिल्ठमा नासिका 
चेव पंचमी, इनमें कभी कभी 'मनस' जोड़ा जाता ह ) 
>-गम्य-ग्राह्म (वि०) पहुँच के भीतर, उपलब्ध 
करने योग्य, प्रतिभा,--जोवनू (वि०) तक! का 


( ७१९ ) 


व्यवहार करने वाला, तकंयक्त बात करने वाला 
-पूवम,-पृर्वंकम्‌,पुरःसरम्‌ (अव्य०) इरादतन, जानबूझ 
कर स्वेच्छा से,--भ्रमः मन का उचाट, मन की विपथ- 
गामिता,--योगः ब्रह्म से बौद्धिक सायुज्य,--लक्षेणम्‌ 
ब॒द्धिमत्ता या प्रतिभा का चिह्न--प्रारब्धस्यान्तर्ग मनम्‌ 
द्वितीयं बृद्धिलक्षणम्‌,--बंभवम्‌ प्रतिभा कौ शक्ति, 
--शस्त्र (वि०) समझ या बुद्धि से युक्‍त,--शालिन- 
संपन्न (वि०) बुद्धिमान समझदार,--सखः,-सहायः 
परामशंदाता,--हीन॒ (वि०) प्र तिभाशून्य, मूखें, 
बेवकूफ । 

ब॒द्धिमत [ बुद्धि।-मतुप्‌ ] . समझ से युक्त, प्रज्ञावान्‌, 
विवेकपूर्ण 2. समझदार, विद्वान्‌ 3. तेज, चतुर, 
तीक्ष्ण । 

बद्ब॒ुद: (पुं०) बुलबुला,-सततं जातविनष्टा: पयसामिव 
ब॒दबुदा: पयसि--पंच ०५७ । 

बुध (म्वा० उभ०, दिवा० आ०-बोधतित्ते, बुध्यते, बुद्ध ) 
. जानना, समझता, संबोध होना-क्रमादम्‌ नारद इत्य 
बोधि सः-शि० १३, ९२४, नाबुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय 
जात॑ तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌--रघु० १४।४८, यदि 
ब॒ध्यते हरिशिशु: स्तनन्धयः-भामि० १॥५३ 2. प्रत्यक्ष 
करना, देखना, पहचानना, ध्यान से देखना--हिरण्मय॑ 
हंसमबोधि नंषधः:--नं० १।११७, अपि लद्धितमध्वान 
बुबधे न बुधोपम:-रघु० १४७, १२।२९ 3. सोचना, 
विचार करना, समझना, मानना आदि 4. ध्यान देना, 
चित्त लगाना 5. सोचना, विमश करना 6. जागना, 
सचेत होता, सोकर उठना--ददद॒पि गिरमन्तर्बुध्यते 
नो मनृष्य:--शि० ११४, ते च॒ प्रांपुरुदन्वन्तं बुबुधे 
चादिपूरुष:---रघ्‌ू० १०।६ 7. फिर से सचेत होना, 
होश में आना--शनैरबोधि सुग्रीव: सो5लञ्चीत्कर्ण 
नासिकम्‌--भट्ठटि ० १५५७, प्रेर०-बोधय ति-ते . जत- 
लाना, ज्ञात करना, सूचित करना, परिचित करना 
2, अध्यापन करना, समाचार देना, (शिक्षा आदि ) 
प्रदान करना 3. परामर्श देना, चेताना--बोधयन्त 
हिताहितम, भट्ठि९८।८२, भग० १०९ 4. पुनर्जीवित 
करना, फिर जान डालना, होश दिलाना, सचेत करना 
5. फिर ध्यान दिलाना, याद दिलाना-श० ४॥१ 
6. जगाना, उठाना, उत्तेजित करना (आलं० )-अकाले 
बोधितो भ्रात्रा--रघु० १२८१, ५७७५ 7. (गंध- 
द्रव्य को) फिर से सुवासित करना 8. फलाना, 
खिलाना--मधुरया मधुबोधितमाधवी--शि० ६।२० 
9, द्योतित करना, संवहन करना, संकेत करना 
--इच्छा० बुब (बो) धिषति-ते, बुभुत्सते-। जानने 
की इच्छा करना आदि, अनु -, !. जानना, समझना 
2, सीखना, जानकार होना, सचेत होना, प्रेर०-- 
, परामर्श देना, चेताना--रघु० ८।७५ 2. ध्यान 

| 


ब॒च 


दिलाना--आयें सम्यगनुबोधितो5स्मि---श ० १, अव-, 
जानना, ज्ञात करना, समझना--मनु ० ८।५३, भट्टि ० 
१५।१० १, प्रेर०---4. ज्ञात कराना, सूचित करना, 
परिचय देना--ब्रह्मचोदनानुपुरुषमवबोधयत्येव केवलम्‌ 
--शारी० 2. उठाना, जगाना -रघु० १२२३, 
उद्‌-, . जमाना, उठाना 2. फैलाना, खिलाना-प्रेर० 
जागरूक करना, उत्तेजित करना, प्रबुद्ध करना, जगाना, 
नि--, !. जानना, समझना, ज्ञात करना--निबोध साधो 
तव चेत्कुतूहलम्‌--कु० ५॥५२, २।१४, मनु० १।६८, 
याज्ञ ० १।२ 2. मानना, विचार करना, समझना, प्र-, 
जागना, उठना, आंख खोछना--श० ५।११, शि० 
९।३० 2. खिलाना, फैलाना, खिलना--साभ्रेड्क्लीव 
स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ - मेघ० ९०,-प्रेर ० 
. सूचित करना, जतलाना-रघु ० ३।६८ 2. जगाता, 
उठाना -- रघु० ५॥६५ ६।५६ 3. फेलाना, खिलाना 
-कु० ११५, प्रति-, जगाना, उठना--ननु० १।७४, 
याज़्ञ० १३३०, प्रेर० 4. सूचित करना जतलाना, 
परिचित करना, समाचार देना -- रघु० १/७४, शि० 
६।८, 2. जगाना, उठाना,--वि--,जागना, उठना-कु ० 
५।५७। प्रेर० !. जगाना, उठाना 2. फिर से सचेत 
करना--अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधूवि- 
बोधिता--कु ० ४। १, सम्‌,-जानना, समझना, ज्ञात 


' करना, जानकार होना --भट्टठि ०१९।३०, प्रेर०-- 


. सूचित करना, परिचित कराना, सूचना देता--तवा- 
गतिज्ञ समबोधयन्माम --रघु० १३॥।२५ 2. संबोधित 
करना । 

(वि०) [ बध्‌+क | बुद्धिमान्‌, चतुर, विद्वान्‌,--धः 
. बृद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष--निपीय यस्य क्षिति- 
रक्षिण: कथां तथाद्वियन्ते न बुधा: सुधामपि--न ० 
१।१ 2. देव,--नं० १।१ 3. बुध ग्रह - रक्षत्यनं तु 
बधयोग:-मुद्रा ० १।६, (यहां 'बुध' का अर्थ बुद्धिमान्‌ 
भी है) रघु० १४४७, १३।७६ । सम०--जनः 


ब॒द्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष,-- तातः चन्द्रमा,--दिनम्‌, 


--बारः-- वासरः बृधवार,-रत्नम्‌ मरकतमणि, पन्ना, 
--सुतः पुरूरवा का विशेषण । 


बधानः [ बृध्‌ू+आनच्‌, कित्‌ च | (. बुद्धिमान्‌ पुरुष, ऋषि 


2. धर्मॉपदेष्टा, अध्यात्मपथदर्शक । 


बुधित ( वि० ) | व॒ृध्‌-+कत |] जाना हुआ, समझा 


हुआ । 


बुधिल (वि०) [ ब॒धर-किलच्‌ ] विद्वान, बृद्धिमान्‌ । 
ब॒ध्नः [ बन्ध्‌--नक, बुधादेशः | . बर्तन को तली 2. पेड़ 


की जड़ 3. निम्नतम भाग 4. शिव का विशेषण 
(अन्तिम अथ में वृध्न्य भी) । 


बुन्द, बुन्ध (म्वा० उभ० वुन्दति-ते, वुन्धति--ते ) . प्रत्यक्ष 


करना, देखना, भांपना 2. विमशेंं करना, समझना । 


सिर... 


( ७२० ) 


बभक्षा | मज+सन्‌--अ-+ठाप ] . खाने की इच्छा, 


भख 2. किसी भी पदार्थ के उपभोग की इच्छा । 

बमक्षित (वि०) [ बुभुक्षा+ इतच्‌ ] भूखा, भुखमरा, लुधा- 
पीडित--बभक्षितः कि न करोति पापम--पंच ० ४। 
१५, या बुभूक्षितः कि द्विकरेण भुडक्ते--उज्भूट । 

बुभुक्ष (वि०) | भुज-सन्‌--उ | (. भूखा, सांसारिक 

उपभोगों का इच्छेक (विप० ममक्ष ) । 

बुभषा [ भू+सन्‌+-अ-+टठाप ] होने को इच्छा । 

बुभष (वि०) [ भू+सत्‌+-उ ] बनने की या होने की 
इच्छा वाला । 

बुलू (चुरा० उभ० बोलयति-ते) . डबना, गोता लगाना 
“बोलयति प्लवः पयसि 2. डबोना । 

बलि: (स्त्री०) [ बूल--इन्‌, कित्‌ ] . भयः डर । 

बस (दिवा० पर० बृष्यति) छोड़ना, उगलना, उडलना। 

बस (षस) [ बस--क पक्षे पृषो० षत्वम्‌ ] !. बर, भूसी 
2. कड़ा, गंदगी 3. गाय का सूखा गोबर 4. धन 
दौलत । 

बुस्त्‌ (चुरा० उभ० बस्तयति--ते) 4. सम्मान करना, 
आदर करता 2. अनादर करना, तिरस्कारप्वंक 
अर्थात्‌ घृणायक्त व्यवहार करना । 

बुस्तम्‌ [ बुस्तू-- घञ | भूने हुए माँस का टुकड़ा । 

बृबकम्‌ --- वक्‍्क । 

ब॒शी, वषी (सी) | ब्रवन्तोध्स्यां सीदन्ति-ब्रुवत्‌ --सद्‌ 


-+-ड-+-डीप्‌ पूषो० साधु: ] किसी संन्‍्यासी या साध | 


महात्मा की गद्दी । 
बह (म्वा० तुदा० पर० बंहति, बंहित) . वढ़ना, उगना 
-बंहितमन्यवेग - - भट्टि० ३४९ 2. दहाड़ना। प्रेर०-- 
पालन-पोषण करना । 
बंहणम्‌ [ बंह +ल्यूट | (हाथी के) चिंघाड़ने का शब्द 
--शि० १८।३ । 
बंहित (भू० क० कृ०) [ बंहू +*त ] . उगा हुआ, बढ़ा 
हुआ--भामि ० २।१०९ 2. चिंघाड़ा हुआ,--तम्‌ हाथी 
की चिघाड---शि ० १२॥१५, कि० ६।३९ | 
(भ्वा० तुदा० पर० बहेति, बहति) . उगना, 
बढ़ना, फलना <. दहाड़ता, उद्‌ -, 7. उठाना, ऊपर 
की करना -मनु० १।१४, भट्टि० १४॥९, नि -+, नष्ट 
करना, हटाना ->शि० १२९ । 


बह 


ा--्न्नाह मिड 


बहत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती ) [ बृह +अति ] 7. विस्तृत, 


विशाल, बड़ा, स्थूल--मा० ९।५ 2. चौड़ा, प्रशस्त 
विस्तृत, दूर तक फला हुआ दिलीपसूनों: स बृहद- 
भूजान्तरम--रघ० ३।५४ 3. विस्तत, यथष्ट, प्रचर 


4. मजबत, शक्तिशाली 5. लम्बा, ऊँचा --देवदारु- 


ब्‌हद्भुज:  कु० 
सघन--स्त्री ० वाणी---शि० २।६८,--नपं० . वद 


|५१ 6. पृर्णविकसित 7. सटा हुआ | 


2. सामवंद का मंत्र ([साम )-भग० १०३५ 3. ब्रह्म । 


सम ०--अद्भ,--काय (वि०) स्थलूकाय, विशालकाय 
(ग:) बड़ें डीलडोल का हाथी,--आरण्पम ,-आरण्प- 
कम एक प्रसिद्ध उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम 
छू; अध्याय,--एला बड़ी इलायची,--कुक्षि (वि०) 
तंदिल, बड़े पेट वाला,-फैतुः अग्नि का विशेषण 
गृहः एक देश का नाम,--ग्रोलम्‌ तरबूज,--चित्त 
'नींबू का पेड़--जघन (वि०) प्रशस्तकल्हों वाला 
--जीवन्तिका,---जी वन्ती एक प्रकार का पौधा ,-ठक्का 
बडा ढोल, -नटः,---नलः--ला, राजा विराट के 
दरबार में नृत्य और संगीत शिक्षक के रूप में रहते 
हुए अर्जुन का नाम,-- नेत्र (वि०) द्रदर्शी, मनीषी, 
+“पाठदलिः धत्रा,- पाल: बड़ या गूलर का वृक्ष, 
--भट्टारिका दुर्गा का विशेषण,--भानुः अग्नि,--रथः 
. इन्द्र का विशेषण 2. एक राजा का ताम, जरासंध 
का पिता,--राविन (पुं०) एक प्रकार का छोटा उल्ल, 
स्फिच्‌ (थि०) प्रशस्त कलल्‍्हों वाला, बड़े नितंबों 
वाला । 


बहतिका [बहत्‌-+डीष्‌--कन्‌ --टापू, हस्वः] उत्तरीय 
वस्त्र, दुपट्रा, चोगा, चादर । 

बृहस्पति: [ब॒हत: वाच: पति:-पारस्करादि ० ] . देवों के गुरु 
( इनकी पत्नी तारा” के चन्द्र द्वारा अपहरण के लिए 
द० तारा या सोम के नीचे) 2. बहस्पति ग्रह- ब ह- 
स्पतियोगदइ्य:-रध ० १३।७६ 3. एक स्मृतिकार का 
ताम >याज्ञ ० १।॥४। सम०--प्रुरोहितः इन्द्र का 
विशेषण,--वारः,--वासर: गुरुवार । 

बडा [वेड-+-टाप्‌ | नाव, किश्ती । 

बेह (म्वा० आ० -बेहते) उद्योग करना, चेष्टा करता 
प्रयत्व करना । 

बजिकः (वि०) (स्त्री०-की) [बीज-/-ठक | . वीयसंबंधी 
2, मौलिक 3. गभविषयक 4. मंथुनसंबंधी,---क 
अंखुवा, नया अंकुर,--कम्‌ कारण, स्नोत, मूल । 

बेडाल (धि०) (स्त्री०-लो) [बिडाल--अण्‌ | !. बिलाव 
से संबंध रखंने वाला 2. बिलाव की विशिष्टता को 
रखने वाला। सम०--वश्नतम बिलाव जसा ब्रत 
अर्थात्‌ बिलाव की भांति अपना द्वेष तथा दुर्भावनाओं 
को पवित्रता और सरलता की आड़ में छिपाये रखना 
--श्रतिः जो स्त्री सहवास न मिलने के कारण ही 
साघ जीवन बिताय (इस लिए नहीं कि उसने अपनी 
इन्द्रियों को वश में कर लिया हें )--बश्नतिकः --ब्रतिन्‌ 
(पूं०)) धर्म का आडंबर करने वाला, पाखंडी, ढोंगी । 

बदल [विदल--अण्‌ बवयो रभेद:] दे० विंदल । 

बेम्बिक: [बिम्ब--ठञ्ा | जो महिलाविषयक कार्यों में मनो- 

योगपूर्वक लगनेवाला हो, प्रेमिपुण, प्रेमी--दाक्षिण्यं 
नाम बिम्बोष्ठि बेम्बिकानां कुलब्रतम-मालवि० ४।१४। 
व (थि०) (स्त्री०-ल्वी) [बिल्व--अण्‌ |, | बल के वृक्ष 


( ७२१ ) 


या लकड़ी से संबद्ध या निर्मित 2. बेल के पेड़ों से 
ढका हुआ,--ल्बम्‌ बेल के पेड़ का फल । 
बोध: [बध्‌--घजञा ] . प्रत्यक्ष ज्ञाने, जानकारी, समझ 
आलोचना, विचार--बालानां सुखबोधाय-:तक ० 
2. विचार, चिन्तन 3. समझ, प्रतिभा, प्रज्ञा, बृद्धिमत्ता 
4. जागना, जागरूक होना, जागति की स्थिति, चेत- 
नता 5. खिलना, फ़लना, फेलना 6. शिक्षण, परामरशें, 
चेतावनी 7. जगाना उठाना 8. उपाधि, पद । सम० 
--अतोत (वि०) अज्ञेय, ज्ञान के परे,--कर (वि०) 
. सिखाने वाला, सूचित करने वाला, (र₹:) . चारण 
या भाट (जो उपयक्त भजन गाकर प्रातःकाल अपन 
स्वामी को जगाता हैं) 2. शिक्षक, अध्यापक, - पूर्व 
वि०) सप्रयोजन, सचेत तु० “अबोधपुव , - बासर 
कातिक शक्‍ला एकादशौ, जब विष्ण भगवान्‌ अपनी 
चार मास की निद्रा को त्याग कर जागे हुए समझ 
जाते हं-->दे० मेघ० ११०, और 'प्रवोधिनी' 


बोधक (वि०) (स्त्री०--धिका) [ब॒ध्‌--णिच्‌ +ण्णुल। 
. सूचना देने वाला, (स्थिति से) अवगत कराने 
वाला 2. शिक्षण देने वाला, अध्यापन करने वाला 
3. अभिसूचक 4. जगाने वाला, उठाने वाला,-कः 
भेदिया, जासूस । 

बोधनः: [ बध्‌-+णिच्‌-+-ल्यूट ] बृधग्रह,--नम्‌ संसूचन, 
अध्यापन, शिक्षण, ज्ञान देना --भयरुषोश्च तदिद्ित- 
बोधनम्‌-- रघ० ९॥४९ 3. ज्ञापन करना, निदंश 
करना 3. जगाना, उठाना--समयन तेन चिरसुप्तमनो 
भवबोधनं सममबोधिषत --शि० ९।२४ 4. धूप देना 

नी . कातिकशक्ला एकादशी जब भगवान्‌ विष्ण 

अपनी चार मास को नींद त्याग कर उठते हूं, देव 
उठनी एकादशी 2. बडी पीपल । 
बोधान: [बध्‌+-आनच्‌ ] 4. बृद्धिमान्‌ पुरुष 2. बृहस्पति 
का विशेषण । 


बोधिः [बध्‌+इन्‌] /. पूण मति या ज्ञान का प्रकाश 
2. ब॒द्ध की ज्ञान से प्रकाशित प्रतिभा 3. पावन वट- 
वक्ष 4. मर्गा 5. बद्ध का विशेषण। सम० तरू 
--ब्रमः - वक्ष: पावन वटवक्ष,- दः (जनियों का) 
अहंत्‌,-- सत्त्वः बोद्ध संन्‍्यासी या महात्मा जो पूण 
ज्ञान की उपलब्धि के मार्ग पर अग्रसर है तथा जिसके 
केवल कुछ ही जन्म अवशिष्ट हूँ जिनको पार करके 
वह पू्णबुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेगा और 
जन्ममरण के दुःख से छटकारा पा जायगा (यह 
स्थिति पावन तथा सत्कृत्यों की दीघेश्वृंखला को पार 
करके प्राप्त को जाती हैं )--एवंविधरतिविलसितरति 
बोधिसत्त्व:---मा० १०।२१। 

बोधित (भ० क० कृ०) [बध्‌-णिच्‌-+क्‍्त] . जताया 
गया, सूचित किया गया, अवगत कराया गया 2. फिर 


९९ 


ब्रह्मता 


ध्यान दिलाया गया 3. परामश दिया गया, शिक्षण 
प्रदान किया गया । 

बोद्ध (वि०) (स्त्री०-ड्ी) [ बुद्धि--अण्‌ ] 4. बुद्धि या 
समझ से संबंध रखने वाला 2. बद्ध विषयक,-- : 
बद्ध द्वारा प्रचारित धर्म का अनयायी । 

बोध: [ बध--अण ] बंध का पुत्र, पुरूरवा का विशेषण । 

बोधायन: | बोधस्यापत्यं पुमानू---बोध--फक | एक 
प्राचीन मनि का पित॒परक नाम जिसने श्रोतादि सूत्रों 
की रचना की । 

ब्रध्न: [ बन्ध--नक्‌, ब्रधादेश: ] . सूय 2. वृक्ष की जड़ 
3. दिन 4. मदार का पौधा 5. सीसा (पुं० ?) 6. 
गरड़ा 7. शिव या ब्रह्मा का विशेषण । 


अह्मम | बह +मनिन नकारस्याकारे कऋतो रत्वम--य 
ये नान्‍्ताः ते अकारान्ता अपि इत्यक्तेः अकारान्तोथ्य 
शब्द: | परमात्मा । 

ब्रह्मण्य (वि०) [ ब्रह्मन+यत्‌ ] . ब्रह्म से संबद्ध 
2. ब्रह्मा या प्रजापति से संबद्ध 3. पुनीत ज्ञान के ग्रहण 
से संबद्ध, पवित्र, पावन 4. ब्राह्मण के योग्य 5. ब्राह्मण 
के लिए सौहादंपूर्ण या आतिथ्यकारी,--ण्यः ॥. वेदों 
में निष्णात व्यक्ति--महावीर० २३॥।२६ 2. शहतूत 
का वक्ष 3. ताड़ का पेड़ 4. मंज नामक घास 
5. शनिग्रह 6. विष्ण का विशेषण 7. कातिकेय का 
विशेषण, - ण्या दुर्गा का विशेषण | सम ०--देवः विष्ण 
का विशेषण । 


ब्रह्माण्वत्‌ (पृ०) [ ब्रह्मन्‌+-मतुपू, वत्वम्‌ |] अग्नि का 


विशेषण | 
त्वम [ ब्रह्मम-+-वलरू--टाप्‌, त्व वा | 4. पर- 
मात्मा में लीन होना 2. दिव्य प्रकृति । 

ब्रहान (नपं०) [ बंह +मनिन, नकारस्याकारे ऋतो 
रत्वम्‌ | १. परमात्मा जो निराकार और निर्गंण 
समझा जाता ह (वेदान्तियों के मतानुसार ब्रह्म ही 
इस दद्यमान संसार का निमित्त और उपादान कारण 
हैं; यही स्वव्यापक आत्मा ओर विश्व की जीव 
शक्ति हैं, यही वह मलतत्त्व ह जिससे संसार की सब 
बस्तुएँ पदा होती हैं तथा जिसमें फिर वह लीन हो 
जाती हँ---अस्ति तावन्नित्यशद्धबद्धमक्तस्वभावं सर्वेज्ञं 
सर्बशक्तिसमन्तवितं ब्रह्म-शारी ० ) समीभता दृष्टिस्त्रि- 
भवनमपि ब्रह्म मनते--भतृ० ३॥८४, कु० ३।१५ 
2, स्तुतिपरक सकक्‍त 3. पुनीत पाठ 4. वेद---कु ० ६१६, 
उत्तर० १।१५ 5. ईश्वरपरक पावन अक्षर ,३ 
--एकाक्षरं परं ब्रह्म-मन्‌० २८३ 6. पुरोहितवर्ग 
या ब्राह्मण समदाय--मन्‌ ० ९॥३२० 7. ब्राह्मण की 
शक्ति या ऊर्जा--रघ० ८।४ 8. धामिक साधना या 
तपस्या 9. ब्रह्मबचय, सतीत्व--शाश्वते ब्रह्मणि बतेते 
-+श० १ 0. मोक्ष या निर्वाण . ब्रह्मज्ञान 


( ७२२ ) 


अध्यात्मविद्या 2. वेदों का ब्राह्मणभाग 3. धघनदोलत, 
संपत्ति.-- ((०) परमात्मा, ब्रह्मा, पावन त्रिदेवों 
(ब्रह्मा, विष्ण, महेश ) में प्रथम जिनको संसार की 
रचना का काये सौंपा गया ह (संसार की रचना का 
वर्णन बहुत सी बातों में भिन्‍न २ हैं, मनस्मति के 
अनूर्सार यह विश्व अंधकारावत था, स्वयंभ भगवान 
ने अंधकार को हटा कर स्वयं को प्रकट किया । सबसे 
पहले उसने जल पंदा किया तथा उसमें बीजवपन 
किया | यह बीज स्वणिम अंडे के रूप में हो गया, 
जिससे ब्रह्मा (संसार का ख्रष्टा ) के रूप में वह स्वयं 
उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा ने इस अंडे के दो खण्ड 

जससे उसने द्यलोक ओर अंतरिक्ष को जन्म 
दिया, उसके पश्चात्‌ उसने दस प्रजापतियों (मानस 
पुत्रों ) को जन्म दिया जिन्होंने सब्टि के काये को पूरा 
किया । दूसरे वर्णन (रामायण ) के अनसार आकाश 
से ब्रह्मा का आगमन हुआ | उससे फिर मरीचि का 
जन्म हुआ, मरीचि से कश्यप और कश्यप से फिर 
विवस्वान ने जन्म लिया। विवस्वान्‌ से मन की 


“उत्पत्ति हुई । इस प्रकार मन्‌ ही मानव संसार का 
रचयिता हूं । तीसरे वत्तान्त के अनसार स्वयंभ ने 
सुनहरे अंडे को दो खण्डों (नर और नारी) में 


विभवत किया उनसे विराज और मन का जन्म 


हुआ--तु० कु० २।७, मनु० १।३२ तथा आग । 
पौराणिक कथा के आधार पर ब्रह्मा का जन्म उस 
कमल से हुआ जो विष्णु की नाभि में उगा था। स्वयं 
अपनी पुत्री सरस्वती से उसने अवध संबंध द्वारा सृष्टि 
रचना की । ब््॒मा के प्रारम्भ में पाँच सिर थे, परन्त 
एक सिर छिव ने अपनी अनामिका से काट दिया या 
तृतीय नंत्र को आग से भस्म कर दिया। ब्रह्मा की 
सवारी हंस हैं। उसके अनंत विशेषण हैँ.# से 
अधिकांश उसकी कमल में उर्त्पात्ति का संकेत करते 
हैं) 2. ब्राह्मण -श० ४।४ 3. भक्त 4. सोमयाग में 
नियक्त चार ऋत्विजों (पुरोहितों) में से एक 
5. धर्मज्ञान का ज्ञाता 6. सूर्य 7. प्रतिभा 8. सात प्रजा 
पतियों (मरीचि, अतन्नि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, 


क्रतु और वसिष्ठ) का विशषण 9. बहस्पति का 
विशेषण 0. शिव का विशेषण । सम०--अक्षरम 
पावन अक्षर '(४,-अड्भम: घोड़ा,---अञ्जलि: वेद पाठ 
करते समय हाथ जोड़ कर सादर अभिवादन 
2. आचाये या गुरु का सम्मान (वेद पाठ के आरम्भ 
तथा समाप्ति पर),--अण्ड< “ब्रह्मा का अंडा', 
बीजभूत अंडा जिससे यह समस्त संसार 
या विश्व का उद्धव हुआ-ब्रह्माण्डच्छत्रदण्ड:-दश ० १, 
--पुराणम्‌ . अठारह पुराणों म॑ से एक पुराण 
--अभिजाता गोदावरी नदी का एक विशेषण 


-“ अधिगस:,-- अधिगसनस वेदों का अध्ययन, 
-- अभ्यास: वेदीं का अध्ययत,-- अम्भस (नपं ० ) गोमत्र 
- अयणः,--नः नारायण का विशेषण,-- अर्पणसम्‌ 
. ब्रह्मज्षान का अर्पण 2. परमात्मा में अनरकित 
एक प्रकार का जादू या मन्त्र,--अस्त्रम्‌ ब्रह्मा से 
अधिष्ठित एक अस्त्र,-- आत्मभ:ः घोड़ा,-- आनन्द: ब्रह्म 
में लीन होने का आत्यंतिक सुख या आनद--न्नह्मान 
साक्षात्किया--महावीर० ७।३१,-- झारम्भः वेदों का 
पाठ आरंभ करना-मन ० २।७१,-- आवते: (हस्तिनापुर 
के पश्चिमोत्तर में) सरस्वती और दषद्वती नदियों के 
बीच का मार्ग -- सरस्वती दषद्वत्योद वनद्योयदन्तरं, त॑ 
देवनिमभितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते-- मन्‌० २१७, १९, 
मेघ० ४८,--आसनम गहन समाधि के लिए विशिष्ट 
आसन,-- आहुतिः (स्त्री ०) प्रार्थनापरक मंत्रों का पाठ 
स्वस्तिवाचन, दे० ब्रह्मययज्ञ,-- उज्य्यता वेदों को भूल 
जाना या उनकी उपेक्षा करना--मनु० ११॥५७ 


(अधोतवेदस्यानभ्यासेन विस्म रणम्‌-कुल्ल ० ),-- उद्यम 
वेद की व्याख्या करना, ब्रह्मज्ञानाविषयक समस्याओं 
पर विचार विमश,--उपदेज्न: ब्रह्मज्ञान या वेद का 
शिक्षण, 'नेत्‌ (पु०) ढाक का वक्ष --ऋषि: (ब्रह्मषि 
या ब्रह्म ऋषि) ब्राह्मण क्रषि,--देशः मंडल, जिला 
(कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पंचालाः श्रसेनका:, एप 
ब्रह्म धिदिेशों व॑ ब्रह्मावर्तादनन्तरः--मन ० २।१९) 
-कनन्‍्यका सरस्वती का विशेषण,-- करः पुरोहित वर्ग 
को दिया जाने वाला शल्क,--कम्न्‌ (नपुं०]) 
4. ब्राह्मण के धामिक कतंव्य 2. यज्ञ के चार मुख्य 
पुरोहितों में ब्राह्मण का पद, - कल्पः ब्रह्मा की आय, 
--काण्डम ब्रह्मज्ञान से संबद्ध वेद का भाग, - काष्ठ: 
शहतृत का पेड़,--कर्चम एक प्रकार की साधना 
->अहो रात्रोषितो भृत्वा पोर्णमास्यां विशेषतः, पंचगव्य 
पिबंत्‌ प्रातब्रेदह्मक्चमिति स्मृतम,--कृत (वि०) 

स्तुति करने वाला (पुं०) विष्णु का विदेषण, - गुप्त: 
एक ज्योतिविद्‌ का नाम जो सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न 
हुआ था,-- गोल: विश्व,--गौ रवम्‌ ब्रह्मा से अधिष्ठित 
अस्त्र का सम्मान--भंटद्रिण ९॥७६, (मां भून्मोधों 
ब्राह्मः पाश इति),- ग्रन्यिः शरीर का विशिष्ट जोड़, 
ब्रह्मगांठ,-- ग्रहः,-- पिदशाचः:-- पुरुष:,--- रक्षस्‌ (तपु० ) , 
--राक्षस: एक प्रकार का भत, पिशाच, ब्रद्चाराक्षस 
जो जीवन भर घणित वृत्ति में संलग्न रहता है दूसरों 
को पत्नियों का तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण 
करता हू (परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहुत्य च 

अरण्य निजंले देशे भवति ब्रह्मराक्षस:-- याज्ञ ० ३३२१२, 
तु० मनु० १२६० भी ), - घातकः ब्राह्मण को हत्या 
करने वाला,--घातिनी ऋतु के दूसरे दिन की रजस्वला 
स्‍त्री, --घोष: . वेद का सस्वर पाठ 2. पावन शब्द, 


( ७२३ ) 


वेदत्रयी-उत्तर० ६।९ (पाठांतर),- घ्नः ब्राह्मण की 
हत्या करने वाला,-- चर्यम्‌ . धार्मिक शिष्यवत्ति, 


वेदाध्ययन के समय ब्राह्मण बालक का ब्रह्मचर्यजीवन, 


जीवन का प्रथम आश्रम--अविप्लतब्रह्मचर्यों गृह- 
स्थाश्रममाचरेत्‌ - मनु० ३॥२, २।२४९, महावीर० 
१।२४ 2. धामिक अध्ययन, आत्मसंयम 3. कौमायें, 
सतीत्व, विरति, इन्द्रियनिग्रह, (यें:) वेदाध्ययनशील, 
“दै० ब्रह्मचारिन्‌ ((र्या) सतीत्व, कौमायं, “ब्रतम 
सतीत्व रक्षण की प्रतिज्ञा 'स्खलनम्‌ सतीत्व या 
ब्रह्मतय से गिर जाता, इन्द्रियनिग्रह का अभाव 
“चारिकम्‌ वेदों के विद्यार्थी का जीवन, - चारिन्‌ 
(पुं०) . वेद का विद्यार्थी, जीवन के प्रथम आश्रम में 


वर्तमान ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करने के पदचात्‌ | 


दीक्षित होकर गृरुकुल में अपने गरु के साथ रहता हैं 
तथा वेदाध्ययन के समय ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का 
पालन करता रहता है जब तक कि वह गहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट नहीं हो जाता हँ--मन॒० २।४१, १७५, 
६।॥८७ 2, जो आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा 


करता हँ,---चारिणी (. दुर्गा का विशेषण 2. वह 
स्‍त्री जो सतीत्व ब्रत का पालन करती हे,- जः 
कातिकेय का विशेषण,-जारः ब्राह्मण की पत्नी का प्रेमी, 
-जीबिन (पुं०) जो ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही अपनी आजी- 
विका कमाता हँ,-ज्ञ (वि०) जो ब्रह्म को जानता है (ज्ञः) 
. कातिकेय का विशेषण 2. -विष्णु का विशेषण,-ज्ञानम 
सत्यज्ञान, दिव्यज्ञान, विश्व की ब्रह्म के साथ एकरूपता 
का ज्ञान,--ज्येष्ठ: ब्राह्मण का बड़ा भाई,--ज्योतिस 
(नपु० ) ब्रह्म या परमात्मा की ज्ञानज्योति:,--तस्त्वभ 
परमात्मा का यथाथे ज्ञान,--तेजस्‌ (नपुं०) . ब्रह्मा 
को कीति 2. ब्रह्म की कान्ति, वह कीति या कान्ति 
जो ब्राह्मण को चारों ओर से घेरे हुए समझी जांती 
है,--दः वेदज्नान के प्रदाता गुरु--दण्डः . ब्राह्मण का 
शाप 2. ब्राह्मण को दिया गया उपहार 3. शिव का 
विशेषण,--दानम्‌ . वेद पढ़ाना 2. वेद का ज्ञान 
जो उत्तराधिकार में या वंशानृक्रम से प्राप्त होता हैं, 
णदायादः 4. ब्राह्मण, जो वेदों को आनुवंशिक 
उपहार के रूप में प्राप्त करता है 2. ब्राह्मण का पुत्र, 
“दारुः शहतूत का पेड़,---दिन म्‌ ब्रह्म का दित,-देट्यः 
वह ब्राह्मण जो राक्षस बन जाय-तु०, ब्रह्मग्रह,--द्विष,- 
देंषिन्‌ (वि०) ै. ब्राह्मणों से घृणा करने वाला 
2. वेदविहित क्ृत्यों या भक्ति का विरोधी, अपावन, 
निरीश्वरवादी,-द्वेष: ब्राह्मणों की घणा,-नदी सरस्वती 
तदी का विशेषण,-नाभः विष्णु का विशेषण,-निर्वाणम्‌ 
परमत्रह्म मं लीन होना,--निष्ठ (वि०) परमात्म- 
चिन्तन में लीन, (८्ठ:) शहतूत का पेड़,--पदम 
4. ब्राह्मण का पद या दर्जा 2. परमात्मा का स्थान, 


“पवित्र: कुश नामक घास,-परिषद्‌ (स्त्री०) ब्राह्मणों 
को सभा,--पादषः ढाक का पेड़,--पारायणम्‌ वेदों का 
पूर्ण अध्ययन, सारे वेद--उत्तर० ४॥९, महावीर० 
१।१४,--पाक्षः ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित अस्त्र विशष 
-भष्टि० ९७५,--पितृ (पुं०) विष्ण का विशेषण, 
“पुत्र: 4. ब्राह्मण का बेटा 2. हिमालय की पूर्वी सीमा 
से निकलने वाला तथा गंगा के साथ मिल कर बंगाल 
की खाड़ी में गिरने वाला 'ब्रह्मपुत्र' नाम का दरिया, (त्री) 
सरस्वती नदी का विशेषण,-- पुरम्‌,-पुरी . (स्वर्ग में) 
ब्रह्या का नगर 2. वाराणसी,--पुराणम अठारह 
पुराणों में से एक का नाम,--प्रलूय: ब्रह्मा के सौ वर्ष 
बीतने पर सृष्टि का विनाश जिसमें स्वयं परमात्मा 
भी विलीन माना जाता है,-प्राप्तिः (स्त्री०) 
परमात्मा में लीन होना,--बन्धु: ब्राह्मण के लिए 
तिरस्कार-सूचक शब्द, अयोग्य ब्राह्मग--मा० ४, 
विक्रम० २ 2. जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, नाम 
मात्र का ब्राह्मण,--बीजम ईश्वरवाचक अक्षर 5४, 
“आअुवाणः जो ब्राह्मण होने का बहाना करता हे,-भवनम 
ब्राह्मण का आवास,--भागः शहतूत का वक्ष,--भाव: 
परमात्मा में लीन होना,- भुवनम्‌ ब्रह्मा की सृष्टि 
““भग० ८।१६,--भूत (वि०) जो ब्रह्मा के साथ 
एक रूप हो गया हैँ, परमात्मा में लीन,--भूति: 
(स्त्री०) संध्या, - भूयम्‌ !. ब्रह्म के साथ एकरूपता 
2. ब्रह्म में लीनता, भोक्ष, निर्वाण--स ब्रह्मभूय॑ 
गतिमाजगाम--रघु० १८।२८, ब्रह्मभूयाय कल्पते 
“भेग० १४।२६, मनु० १।९८ 2. ब्राह्मत्व, ब्राह्मण 
का पद या स्थिति, -- भूयस्‌ (नपुं०) ब्रह्म में लय, 
-मंगलदेवता लक्ष्मी का विशेषण-- मीमांसा, वेदान्त- 
दर्शन जिसमें ब्रह्म या परमात्माविषयक चर्चा है,-मूर्ति 
(वि०) ब्रह्म का रूप रखने वाला,--भधंभत शिव 
का विशेषण,--मेखलः मूज घास का पौधा,-ञयज्ञः 
(गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय) दैनिक पंचयज्ञों में से एक, 
वेद का अध्यापन तथा सस्वर पाठ--अध्यापन ब्रह्म 
यज्ञ:--मनु ० ३।७० (अध्यापनशब्देन अध्ययनमपि 
गृह्मयते--कुल्लू ० ),--योगः ब्रह्मज्ञान का अनुशीलन या 
अभिग्रहण,--योनि (वि०) ब्रह्म से उत्पन्न, -- रत्नम 
ब्राह्मण को दिया गया मूल्यवान्‌ उपह/र,--रन्श्रभ 
मूर्धा में एक प्रकार का विवर जहाँ से जीव इस शरीर 
को छोड़ कर निकल जाता है,- राक्षसः दे० ब्रह्मग्रह, 
” रातः शुकदेव का विशेषण, -- राध्षिः . ब्रह्मज्ञान 
का मंडल या समस्त राशि, संपूर्ण वेद 2. परशुराम 
का विशेषण,--रीतिः (स्त्री०) एक प्रकार का पीतल 
“रे(ले) खा,-लिखितम,-लेख:ः विधाता के द्वारा 
मस्तक पर लिखी गई पंक्तियाँ जिनसे मनुष्य का 
भाग्य प्रकट होता है, मनुष्य का प्रारब्ध,-- लोकः ब्रह्मा 


( ७२४ ) 


का लोक,-- क्त (पुं०) वेदों का व्याख्याता,--क्द्यम 
ब्रह्म का ज्ञान,--वधः,- वध्या,-- हत्या ब्राह्मण की 


हृत्या,---वर्चेस (नपुं०),--वर्चंसम्‌ . दिव्य आभा | 


या कीति, ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न आत्मशक्ति या 
तेज (तस्य हैतुस्त्वद्‌ ब्रह्मवर्चसम्‌---रघ्‌ृ० १।६३, 
मन्‌० २।३७, ४॥९४ 2. ब्राह्मण की अन्तहित 
बवित्रता या शक्ति, ब्रह्तेज--श० ६,-- वचसिन, 
--व्चस्विन (थि०) ब्रह्म तेज से पवित्रीकृत 
शद्धात्मा (पुं०) प्रमख या श्रद्धेय ब्राह्मण,--बतंः दे० 
ब्रह्मावत,--वर्धनम्‌ तांवा,--वादिन्‌ (पुं०) . जो 
वेदों का अध्यापन करता हुं, वेदव्याख्याता -- उत्तर० 
१, मा० १ 2. वेदान्त दहन का अनयायी,--वास 


ब्राह्मण का आवासस्थल,---विद्‌ू-विद (वि०) परमात्मा 


को जानने वाला, ब्रह्मज्ष (पु०) क्रषि, ब्रह्मवेत्ता 
वेदान्ती,-- विद्या ब्रह्मज्ान,--विं (बि) दुः वेद का 
पाठ करते समय मह से निकलने वाला थूक का छोंटा 
--विवर्धनः इन्द्र का विशेषण,--वक्ष: . ढाक का 
पेड़, 2. गलर का वृक्ष,--वृत्ति: (स्त्री०) ब्राह्मण की 
आजीविका, -वन्दम ब्राह्मणों की सम ह,---बेद: . वेदों 


का ज्ञान 2. ब्रह्म का ज्ञान 3. अथवंबेद का नाम, 
--बैदिन्‌ (वि०) वेदवेत्ता, तु० ब्रह्मविद्‌,-- बेव्ंम्‌ 
अठारह पुराणों में से एक,--ब्नतम्‌ सतीत्व या शुचिता 
की प्रतिज्ञा, 
अस्त्र का नाम, - संसद (स्त्री०) ब्राह्मणों की सभा, 
सती सरस्वती नदी का विशेषण,--सत्रम्‌!. वेद 
का पढ़ना-पढ़ाना, ब्रह्ययज्ञ 2. परमात्मा में लय होना, 
--सदस्‌ (नपुं०) ब्रह्म काजिवासस्थान,---सभा 
ब्रह्मा का दरबार, ब्रह्म की सभा या भवन,--संभव 
(वि०) ब्रह्मा से उत्पन्न या प्राप्त, (बः) नारद का 
नामान्तर,-- सपः एक प्रकार का साँप,--सायज्यम 
परमात्मा' के साथ पूर्ण एकरूपता--तु० ब्रह्मभय 
--सा््टिका ब्रह्म के साथ एक रूपता--मन ० ४॥२३२, 
--सार्वाण: दसवें मनु का तामान्तर,--सुतः . नारद 
का तामान्तर, मरीचि आदि 2. एक प्रकार का केत॒, 
नामान्तर 2. कामदेव का 


नामान्तर,--सुत्रम् . जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसे 
ब्राह्मण या द्विजमात्र कंधे के ऊपर से धारणा करते 
हैं 2. बादरायण द्वारा रचित वेदान्तदशन के सूत्र 
--सृत्रिन्‌ (वि०) जिसका उपनयन संस्कार हो चुका 
हो, यज्ञोपवीत्ृधारी,--सज्‌ (प०) शिव का विशेषण 
--स्तम्ब संसार, विश्व--महावीर ० ३॥।४८,--स्तेयम 
अवैध उपायों से उपाजित्त वेदज्ञान,--स्वम्‌ ब्राह्मण 
की संपत्ति या धनदौलत,--याज्ञ ० ३३२१२, हारिन 
(वि०) ब्राह्मण का धन चुराने वाला,--हन्‌ (वि०) 
ब्रह्महत्यारा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला,--हुतम 


शिरसु--शीषन (नपूं०) एक विशिष्ट 


दनिक पाँच यज्ञों में से एक जिसमें अतिथिसत्कार की 
क्रियाएँ सम्मिलित हूँ _- मनु० ३।७४,---हृ दयः,--पम 
एक नक्षत्र का नाम जिसे अंग्रेजी में केपेल्ला कहते हूं । 
अह्यामय (वि० ) | ब्रह्मनू+ यमट | . वेद से य॒क्‍त या व्यत्पन्न, 
वेद या वेदज्ञान से संबद्ध --ज्वलत्निव ब्रह्म मयंन तेजसा 
-ऊकु० ५।३० 2. ब्राह्मण के योग्य, -- यम ब्रह्मा से 
अधिष्ठित अस्त्र । 
अ्रह्यवत्‌ (वि०) [ ब्रह्म + मतुप्‌ ] वेदज्ञान रखने वाहा । 
ब्रह्मसात्‌ (अव्य० ) [ब्रह्मनू+-साति] 4, ब्रह्म या परमात्मा 
की स्थिति 2. ब्राह्मणों की देखरेख में । 
ब्रह्माणी [ब्रह्मग---अण्‌ --डीप ] . ब्रह्मा की पत्नी 2. दुर्गा 
का विशेषण 3. एक प्रकार का गन्धद्रव्य (रेणुका) 
4. एक प्रकार का पीतल । 
ब्रहिन्‌ (वि०) [ ब्रह्मन +इनि, टिलोप: ] ब्रह्मा से संबद्ध, 
(पुं०) विष्णु का विशेषण । 
ब्रद्धिष्ठ (वि०) [| ब्रद्मम+-३४८्ठन, टिलोप: ] वेदों का 
पूर्ण पंडित, अतिशय विद्वान, या पुण्यात्मा--ब्रद्धिष्ठ- 
माधाय निजे5घिकारे ब्रद्मचिष्ठमेव स्वतनप्रसृतम-रघ्‌ ० 
१८।२८,- ष्ठा दुर्गा, का विशेषण । 
ब्रह्मो | ब्रद्माम+अण +-डीप्‌ ] ब्राह्मी बूटी का पौधा 
ब्रहाशयः [ ब्रह्मणि तपर्सि शेते--शी | अचू, पषो० साध: | 
. कातिकेय का विशेषण 2. विष्ण की उपाधि । 
शभ्राह्म (वि०) (स्त्री०-ह्यो) | ब्रह्मन्‌+अणू, टिलोप: ] 
ब्रह्मा, विधाता या पर॑मात्मा से संबद्ध, “रेघु० १३।६० 
मतनत्‌० २।४०, भग० २।७२ 2. ब्राह्मणों से संबद्ध 
3. वेदाध्ययन या ब्रह्माज्ञान से संबद्ध 4. वेदविहित 
वदिक 5. विशद्ध, पवित्र, दिव्य 6. ब्रह्मा द्वारा 
अधिष्ठित जंसा कि मह॒ते (दे० ब्राह्ममह॒त ) 
अस्त्र,--हा: हिन्दूधमेशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार 
के विवाहों में से एक; जिसमें आभषणों से अलंकृत 
कन्या, वर से बिना कुछ लिये, उसे दान कर दी जाती 
है (यही आठों भेदों में सर्वेश्रेष्ठ प्रकार हेँ)। 
>ज्राह्मों विवाह आहय दीयते शक्त्यलड-क्ृता--याज्ञ० 
१।५८, न ० ३३२१,२७ 2. नारद का नामान्तर, 
ह्ाम्‌ हथेली का अंगुष्ठमूल के नीचे का भाग 
2. वेदाध्ययन । सम० - अहोरात्र: ब्रह्मा का एक 
दिन और एक रात,--देया ब्राह्म विवाह की रीति से 
विवाहित की जाने वाली कन्या,--मह॒तं: दिन का 
विशिष्ट भाग, दिन का सवंथा का समय 
( राजेश्च पश्चिमे यामे महर्तों ब्राह्म उच्यते ) - ब्राह्मे 
मुहुतं किल तसय देवी कुमारकल्पं सुष॒वे कुमारम 
--रघु० ५३६ । क्‍ 
ब्राह्मण (वि०) (स्त्री०--णी) [ ब्रह्म वेद शुद्ध चतन्य॑ 
वा वेत्त्यधीते वा--अण्‌ ] . ब्राह्मण का 2. ब्राह्मण 
के योग्य 3. ब्राह्मण द्वारा दिया गया,--णः . हिंदू 


( ७२५ ) 


धर्म के माने हुए चार वर्णों म॑ सवप्रथम वर्ण का 
(पुरुष- ब्रह्मा--के मुख से उत्पन्न-न्राह्मणो5्स्य 
मखमासीत्‌---ऋक ० १०।९०।१२, मालवि० १३१, 
९६) ब्राह्मण--जन्मना जायते शूद्रः संस्कारद्विज 
उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते 
या--जात्या कुलेन वत्तेन स्वाध्यायन श्रुतेन च 
एभियक्‍क्तो हि यस्तिष्ठन्नित्यं स द्विज उच्यते ) 2. पुरो 
हित, ब्रह्मज्ञानी या धमंशास्त्री 3. अग्नि का विशेषण 
4. वेद का वह भाग जो विविध यज्ञों के विषय में 
मन्त्रों के विनियोग तथा विधियों का प्रतिपादन करता 
है, साथ ही उनके मूल तथा विवरणात्मक व्याख्या 
को तत्संबंधी निदर्शनों के साथ जो उपाख्यानों के 
रूप में विद्यमान हें, प्रस्तुत करता है; बंद के मन्त्रभाग 
से यह बिल्कुल पथक हैं 5. वंदिक रचनाओं का समूह 
जिसमें ब्राह्मण भाग सम्मिलित ह (वेद के मंत्रों की 
भाँति अपौरुषेय या श्रुति माना जाता हैं) प्रत्येक बेद 
का अपना पृथक-पथक ब्राह्मण है, य॑ हैं - ऋग्वंद के 
एतरेय या आइवलायन, और कौशीतकी या सांख्यायन 
ब्राह्मण हैं, यजवेंद का शतपथ, सामवंद का पंर्चावश 
पड़विश तथा छः और हैं, अथवंवद का गोपथ ब्राह्मण 
है) । सम०--अतिक्षमः ब्राह्मणों के प्रति सदोष या 


तिरस्कार सूचक व्यवहार, ब्राह्मणों का अनादर 
--ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतय - महावीर० 
२।८०,--अपाश्रयः ब्राह्मगों की शरण में जाना 
-अभ्यपपत्तिः (स्त्री०) ब्राह्मण की रक्षा या पालन- 

पोषण, ब्राह्मण के प्रति प्रदर्शित कृपा - मनु० ९॥८७ 
--ध्नः ब्राह्मण की हत्या करने वाला,-जातम्‌,-जाति 
(स्त्री०) ब्राह्मण की जाति,--जीविका ब्राह्मण के लिए 
विहित वृत्ति के साधन,- द्रव्यम,--स्वम्‌ ब्राह्मण को 
संपत्ति, - निन्‍नदक: ब्राह्मणों की निन्‍दा करन वाला 
+जबबः जो ब्राह्मण होने का बहाना करता हू, वाम 
मात्र का ब्राह्मण जो ब्राह्मण जाति के विहित कतव्यों 
का पालन नहीं करता है --बह॒वो ब्राह्मणब्रवा निवसन्ति 
दश०, मन० ७।८५, ८।२०, - भषिष्ठ (वि०) जिसम 
अधिकतर ब्राह्मण ही रहते हों,--बधः ब्राह्मण को 
हत्या, ब्रह्महत्या, - संतर्पणम्‌ ब्राह्मणों को खिलाना 
या तृप्त करना । 

ब्राह्मणकः | ब्राह्मण --- कन्‌ | !. अयोग्य या नीच ब्राह्मण 
नाम मात्र का ब्राह्मण 2. एक देश का नाम जहाँ 
योद्धा ब्राह्मणों का वास हो । 

ब्राह्मणत्रा (अव्य०) [ब्राह्मण--त्राच्‌ | ।. ब्राह्मणों मे 
2. ब्राह्मण की पदवी को--जैसा कि 'ब्राह्मणात्‌ भवर्ति 
धनम में । 

ब्राह्मणाच्छंसिन (पुं०)[व्राह्मण विहितानि शास्त्राणि शंसति 
द्वितीयार्थे पंचम्यपसंख्यानमू-अलक्‌ स०, शंस--इनि ] 


एक पुरोहित का नामान्तर, ब्रह्म नामक ऋत्विज्‌ 
का सहायक । 

ब्राह्मणी [ ब्राह्मग-+डीष्‌ ] [. ब्राह्मण जातिकी स्त्री 
2. ब्राह्मण की पत्नी 3. प्रतिभा (नीलकंठ के मता- 
नसार 'बद्धि) 4. एक प्रकार की छिपकली 5. एक 
प्रकार की भिरड़ 6. एक प्रकार का घास। सम० 
--गामिन (पं०) ब्राह्मण स्त्री का प्रमी । 

क्षाह्मण्प (वि०) [ ब्राह्मण +ष्यव्य वा यत्‌ | ब्राह्मण के 
योग्य,--ण्यः शरनिग्रह का विशेषण,-- ण्यम्‌ . ब्राह्मण 
की पदवी या दर्जा, पौरोहित्य या याजकोय जकीय वृत्ति, 
-सत्य॑ शपे ब्राह्मण्येत--मुच्छ ० ५, पंच० १॥६६, मनु ० 
३।१७,७।४२ 2. ब्राह्मणों का समदाय । 

ब्राह्मो [ब्राह्य]डीप | [. ब्रह्म की मतिमती शक्ति 2. वाणी 
की देवी सरस्वती 3. वाणी 4, कहानी, कथा 
5. धाभिक प्रथा या रिवाज 6. रोहिणी नक्षत्र 7. दुर्गा 
का नामान्‍न्तर 8. ब्राह्मविवाह की विधि से परिणीता 
स्‍त्री 9. ब्राह्मण की पत्नी 0. एक प्रकार की बूटी 
44. एक प्रकार का पीपल 42. नदी का नामान्‍्तर । 
सम० -- कन्दः वाराही कंद,-- पुत्रः ब्राह्मी का पुत्र-दे० 
ऊ०, मन ० ३।२७, ३७ । 

ब्राहम्य (वि०) (स्त्री ०-हम्पी) [ब्रह्मन्‌ +ष्यव्य_| 4. ब्रह्मा 
अर्थात्‌ विधाता से संबंध रखने वाला 2. परमात्मा से 
संबद्ध 3. ब्राह्मणों से संबद्ध, हाथम्‌ आश्चयं, अचम्भा 
विस्मय । सम०--मुहते --ब्राह्ममुहते,-हुतम्‌ अतिथि- 
सत्कार - दे० 'ब्रह्मययज्ञ । 


ब्रव (वि०) [ब्रू+क] बनने वाला, बहाना करने वाला, 
अपने आपको उस नाम से पुकारने वाला जो उसका 
वास्तविक नाम न हो, (समास के अन्त में) यथा 
ब्राह्मणब्रव, क्षत्रियत्रुव मे । 

ब्र (अदा० उभ० ब्रवीति-ब्रते या आह) (आधंधातुक 
लकारों में इस घातु में असाधारण परिवतेन होता 
है, इसके रूप 'वच्‌' धातु से बनाये जाते हैं) . कहना 
बोलना, बात करना (टद्विकमंक धा०) तां'''ब्ूया 
एवम - मेघ० १०४, राम॑ यथास्थितं सर्व श्राता बते 
सम विह्वलः -भट्टि० ६॥८, या माणवक धर्म बूते -- 
सिद्धा ०, कि त्वां प्रतिब्रमहे-भामि ० १।४६ 2. कहना 
बोलना, संकेत करना (किसी व्यक्ति या वस्तु को 
ओर) --अहं तु शकुन्तलामधिक्ृत्य ब्रवीमि - श० 
२, 3. घोषणा करना, प्रकथन करना, प्रकाशित करना 
सिद्ध करना--ब्॒वते हि फलेन साधवों न तु कण्ठन 
निजोपयोगिताम्‌ - नं० २।४६, रत्न० २।१३ :4. नाम 
लेना, पुकारना, ताम रखना, - छंदसि दक्षा ये कवय- 
स्तन्मणिमध्यं ते ब्र॒वते-श्रतव० १५ 5. उत्तर देना 
--ब्रहि मे प्रश्नात्‌, - अनु - कहना, बोलना, घोषणा 
करना, - निस,--व्याख्या करना, व्यृत्पत्ति बतलाना 


( ७२६ ) 


प्र--,कहना बोलना, बात करना--भट्टि ० ८।८५, 
प्रति--, उत्तर में बोलना, उत्तर या जवाब देना 


-:प्रत्यब्रवीक््चेनम-- रघ० २॥४२ वि---, 4. कहना 
बोलना 2. गरत कहना, मिथ्या बतलाना । 
5लेप्कम्‌ (नपुं०) फंदा, जाल, पाश । 


भेः [भा-+ड | . शुक्र ग्रह का नामानन्‍्तर 2. भ्रम, भ्रान्ति, 


आभास,--भम . तारा 2. नक्षत्र 3. ग्रह 4. राशि 
5. सत्ताइस को सख्या 6. मधमक्ली । सम०--ईन 
-+ईश --गणः,-- वगः 4. तारापंज, नक्षत्रपंज 


राशिचक्र 3. ग्रहों का राशिचतक्र में भ्रमण,--गोल 
तारामंडल, --- चक्रम्‌ -- मण्डरूम राशिचक्र, -पति 


चन्द्रमा,--सुचकः ज्योतिषी । 
भक्किका [? | झींग्र । 


भकक्‍त (भू० क० कृ०) [भज्‌+कत] . विभक्त, भियती- 
कृत, निरदिष्ट 2. विभाजित 3. सेवित, पूजित 4. व्यस्त 
दत्तचित्त 5. अनु रक्त, संलग्न, श्रद्धाल, निष्ठावान्‌ 
--भेग० ९।३४ 6. प्रसाधित, (भोजन आदि) पकक्‍व 
दे० भज्‌,--क्तः पूजक, आराधक, उपासक, पुजारी 
या दास, स्वामिभक्‍्त नौकर--भक्तो5सि मे सखा चेति 
--भंग० ४।३, ९३१, ७।२३,--क्तम्‌ ॥. हिस्सा, 
भाग 2. भोजन --भत्‌ ० ३।७४ 3. उबाला हुआ चावल 
भात--उत्तर ० ४॥१ 4. पानी में डाल कर पकाया 
हुआ कोई भी अन्न । सम०--अभिलाषः भोजन की 
इच्छा, भूख,--- उपसाधकः रसोइया,--कंसः भोजन की 
थाली,--करः नाना प्रकार के गंघ द्वव्यों से तैयार की 
गई धृप,--कारः रसोइया,-छन्दसम भूख,-दासः भोजन 
मात्र पर दूसरों की सेवा करने वाला नौकर, जिसे 
सेवा के बदले केवल भोजन ही मिलता हँ--मनु ० 
८।४ १५,---हुघः भोजन से अरुचि, मंदागर्नि,--सण्ड 
भात का मांड,--रोचन (वि०) भूख को उत्तेजित 
करने वाला,--वत्सल (वि० ) अपने पूजक और भक्तों 
के प्रति कृपाल,--ज्ञाला 4. श्रोत-कक्ष ([प्राथियों की 
बात सुनने का कमरा ) 2. भोजन-गह । 


भक्ति: (स्त्री०) [भज्‌+ क्तिन्‌] 4. वियोजन, पृथक्क रण, 
विभाजन 2. प्रभाग, अंश, हिस्सा 3. उपासना, अनु- 
रक्ति, सेवा, स्वामिभकक्‍्ति--कु० ७४३७, रघु० २।६३, 
म॒द्रा० १।१५ 4. सम्मान, सेवा, पूजा, श्रद्धा 5. विन्यास, 
व्यवस्था-रघ्‌ ० (।७४ 0. सजावट, अलकार, श्गार 
>ज्ञाबद्धमक्ताफलभक्तिचित्रेज"कुठ ७।१०, ९४, रघ ० 
१३।५९, ७५, १५॥३० 7. विशेषण | सम०--न मप्र 
(वि०) विनम्र अभिवादन करने वाला,--प्रृवम्‌, 


सं 


पा वण 


मी 


--पु्वेकस्‌ (अव्य० ) भक्तिपूर्वक, सम्मानपूर्वक,-- भाज्‌ 
(वि०) 4. धमंनिष्ठ, श्रद्धाल 2. दृढ़ अनुराग रखन 
वाला, निष्ठावान्‌, श्रद्धाल,--माग:ः भक्ति की रीति 
अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना (शाहवत शान्ति और 
मोक्ष प्राप्ति की रीति भक्ति या उपासना ही समझी 
जाती हैं), - योगः सान्राग निष्ठा, श्रद्धाप्वक उपा- 
सना,-- वादः अन राग का विश्वास । 
भक्तिमत्‌ (वि०) [ भक्ति-- मतुप ]. उपासक, श्रद्धाल 
2. निष्ठावान्‌, स्वासभकत, अनरागी 
भक्तिल (वि०) [ भक्ति+ला+क ] 
विश्वासपात्र (ज॑से कि घोड़ा) 
(चुरा० उभ०-भक्षयति-ते, भक्षित) . खाना 
निगलना--यथामिष॑ जले मत्स्यभक्ष्यते श्वापदर्भवि 
-““पंच० १ 2. उपयोग में लाना, उपभोग करना 
3. बर्बाद करना, नष्ट करना 4. काटना । 
भक्षः | भक्ष+ घर | . खाना 2. भोजन | 
भक्षक (वि०) (स्त्री०-क्षिका) [ भक्ष+ण्वुल ] . खाने 
वाला, निर्वाह करने वाला 2. पेट, भोजनभट्ट । 
भक्षण (वि०) (स्त्री ०-णी) [भक्ष्‌-ल्युट्‌ | खाने वाला, 
निगलने वाला,--णम्र खाना, खिलाना, जीविका 
चलाना 
क्ष्य (वि०) [ भक्ष+पण्यत्‌ ] खाने के योग्य, भोजन के 
लायक,-- क्ष्यम कोई भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदाथ, 
आहार, (आलं० भी )---भक्ष्यभक्षकयो: प्रीतिविपत्ते रेव 
कारणम्‌ - हिं० १।५५, मनु० १।११३। सम०- कारः 
( भक्ष्यंकार:ः भी ) पाचक, रसोइयाँ। 
[ भज्‌-+घ ] (. सूर्य के बारह रूपों में एक, सूर्य 
2. चन्द्रमा 3. शिव का रूप 4, अच्छी किस्मत, भाग्य 
सुखद नियति, प्रसंन्नता-- आस्ते भग आसीनस्य-एं 
ब्रा०, भगमिन्द्रर्च वायइच भर्गं सप्त्षयो ददु:--याज्ञ ० 
१२८२ 5. सम्पन्नता, समृद्धि 6. मर्यादा, श्रेष्ठता 
7. प्रसिद्धि, कीति 8. लावण्य, सौन्दर्य 9. उत्कष, 
श्रेष्ठठा 0. प्रेम, स्नेह . प्रेममय रंगरेलियाँ, केलि 
आमोद ॥2., स्त्री की योनिनन्‍्याज्ञ ० ३।८८, मन ० 
९।२३७ 43., सदगण, नतिकता, धर्म को भावना 
4, प्रयत्न, चेष्टा 5. इच्छा का अभाव, सांसारिक 


स्वामिभकत, 


( ७२७ ) 


विषयों में विरति 6. मोक्ष 77. सामथ्य 8. सव्वे- 
शक्तिमत्ता (नपुं० भी अन्तिम १५ अर्थों में),--गम्‌ 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र । सम०--अद्कुरः (आयु० में) 
चिकु, योनिद्वार पर की गूटिका,--आधानम्‌ दाम्पत्य- 
सूख प्रदान करना,- - घ्तः शिव का विशेषण,-- देवः 
पूर्ण स्वेच्छाचारी, लम्पट,--देवता विवाह की अधि- 
ष्ठात्री देवता,--देवतम्‌ उत्तराफल्गुनी नक्षत्र, - नन्‍्दन: 
विष्ण का विशेषण,--भक्षकः विट, दलाल, भडुआ, 
--वेदनम्‌ वैवाहिक आनन्द की उद्धोषणा । 

भगन्दरः [ भग--दू+णिच्‌ +-खच्‌, मुम्‌ | एक रोग जो 
गदावते में ब्रण के रूप में होता हे । 

भगवत्‌ (वि०) [ भग+मतुप्‌ | . यशस्वी, प्रसिद्ध 
2. सम्मानित, श्रद्धेय, दिव्य, पवित्र (देव, उपदेव तथा 
अन्य प्रतिष्ठित एवं संमाननीय व्यक्तियों का विशेषण ) 
“-अथ भगवान्‌ कुशली काहइयप: - श० ५, भगवन्परवा- 
नय॑ जनः --रघु० ८।८१, इसी प्रकार भगवान्‌ वासदेव: 
--आदि (पृ०) . देव, देवता 2. विष्णु का विशे- 
षण 3. शिव का विशेषण 4. जिन का विशेषण 
5. ब॒द्ध का विशेषण । 

भगवदीयः [ भगवत्‌--छ ] विष्णु का पूजक । 

भगालम [ भज्‌--कालन्‌, कुत्वम्‌ ] खोपड़ी । 

भगालिन्‌ (पुं०) [ भगाल--इनि ] शिव का विशेषण । 

भगिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) | भग--इनि ] . फलता- 
फलता, संपन्न, भाग्यशाली 2. वेभवशाली, शानदार । 

भगिनिका [ भगिनी-+-कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ | बहन । 

भगिनी [ भगिन-छीप्‌ |] !. बहन 2. सौभाग्यवती स्त्री 
3. स्त्री०। सम०-पति:, - भर्त (पुं०)) बहन का 
पति, बहनोई । 

भगिनीयः | भगिनी--छ | बहन का पुत्र, भानजा । 


भगीरथः [ ? ] एक प्राचीन सूयंवंशी राजा का नाम, सगर 
का प्रपौत्र जो अतिशय घोर साधना करके स्वर्ग से 
दिव्य गंगा को उतार कर इस पृथ्वी पर लाया, तथा 
राजा सगर के ६० हजार पुत्रों (पू्वपुरुषों) की भस्म 
को पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी से पाताल लोक 
को ले गया। सम० - पथः,--प्रयत्त: भगीरथ का 
प्रयास जो किसी अतिदुष्कर कारयें या भीम कर्म को 
आलंकारिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रयुकत किया 
जाता हे,-- सुता गंगा का विशेषण । 

भग्न ( भू० क० ०) [भज्ज्‌--क्त] . दूटा हुआ, हडडी 
टूटी हुई, टूटा फूटा, फटा-पुराना 2. हताश, ध्वस्त, 
निराश 3. अवरुद्ध, गृहीत, निलंबित 4. बिगाड़ा हुआ, 
तोड़ा-फोड़ा हुआ 5. पराजित, पूर्णरूप से परास्त, 
छिन्न-भिन्‍न किया हुआ--उत्तर० ५ 6. दहाया हुआ, 
विनष्ट (दे० भज्ज ),-ग्नम्‌ पर की हड्डी का टूटना । 
सम०--आत्सन्‌ (पृं०) चन्द्रमा का विशेषण,--आपद्‌ 


(वि०) जिसने कठिनाइयों और आपत्तियों पर 
विजय प्राप्त कर लो हे,--आश (वि०) निराश 
>-भत्‌ ० २।८४, हताश* भतृ० ३।५२., - उत्साह 
(वि०) जिसका उत्साह टूट गया हो, जिसकी शबवित 
अवसन्‍्न हो गई हो, जिसका उत्साह, भंग हो गया 
हो,--उद्यम (वि०) जिसके उद्योग निष्फल कर दिये 
गये हों, निराश, जिसका विकास अवरुद्ध हो गया हो, 
-- कऋ्रम:,-प्रक्रम: अभिव्यक्ति या निर्माण में सममिति 
का अतिक्रमण, दे० 'प्रक्रमभंग ,-- चेष्ट (वि०) निराश, 
हताश,--दर्पष (वि०) विनीत, जिसका धमड टूट गया 
हों,-निद्र (वि०) जिसकी नींद में बाधा डाल दी गई 
हो,--पाइव (वि०) जिसके पाइवं में पीड़ा होती हो, 
-पृष्ठ (वि०) 4. जिसकी कमर टूट गई हो 
2. सामने आता हुआ,--प्रतिज्ञ (वि०) जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ दी हो,--मनस्‌ (वि०) निरुत्साहित, 
हतोत्साहित, - ब्रत (वि०) जो अपने ब्रतों में निष्ठा- 
वान्‌ न हो,---संकल्प (वि०) जिसकी योजनाओं को 
उत्साहहीन कर दिया गया हो । 

भग्नी [ --भगिनी, पृषो० साधु: | बहन । 

भड्ूग (गा) री | भमिति शब्दं करोति-- भम्‌+-ई-+ अण्‌ 
-+डीप | डांस, भोमक्षी । 

भडक्तिः (स्त्री०) [भजञ्ज्‌--क्तिन्‌| दूटना, (हड्डी का) 
टूटना । 

भड़गः [भजञ्ज्‌+घञ्ा_] . टूटना, टूट जाना, छिन्न-भिन्‍न 
होना, फाड़ डालना, टुकड़े टुकड़े करना, विभकत 
करना--वायं्गलाभजड्भ इव प्रवृत्त:--रघधु० ५॥४५, 
2. टूट, हडडी का टूटना, विच्छेद 3. उखाड़ना, काटना 
--आम्रकलिका भज्भ:--श० ६ 4. पार्थक्य, विश्ले- 
षण 5. अंश, टुकड़ा, खंड, वियुक्त अंश--पुष्पोच्चय: 
पल्‍लवभजद्भभिन्‍न:- कु० ३।६१, रघु० १६१६ 
6. पतन, अधः पतन, ध्वंस, विनाश, बर्बादी जेसा कि 
राज्य", सत्त्व) आदि में 7. अलग अलग करना, तितर- 
बितर करना--यात्राभद्भ: - मा० १ 8. हार, पछाड़, 
पराभव, पराजय--पंच० ४॥४१, शि० १६७२ 
9, असफलता, निराशा, हताश--रघु ० २।४२, आशा- 
भंग आदि ॥0. अस्वीकृति, इंकारी--कु० १।४२, 
. छिद्र, दरार 42. विघ्न, बाघा, रुकावट-ननिद्रा' 
गति” आदि 3. अननुष्ठान, निलंबन, स्थगन 
44. भगदड़ 5. मोड़, तह, लहर 6. सिकुड़न, झुकाव, 
संकोच या सटाना -- उत्तर० ५३३ 77. गति, चाल 
48. लकवा, फालिज 9. जालसाजी, धोखेवाजी 
20. नहर, जलमार्ग, नाली 28. गोलगोल या घूमधुमाकर 
कहने या करने का ढंग-दे० भंगि 22. पटसन। सम० 
--नयः बाधाओं को हटाना,--वासा हल्दी,--साथ 
(वि० ) बेईमान, जालसाज । 


( ७२८ ) 


भडया भिज्जू-अ--टाप्‌] 4. पदसन 2. पटसन से तैयार 


किया एक मादक पेय । सम०--कटस पटसन का 


पराग । 


'भड़गिः,-गो (स्त्री०) [ भज्ज्‌--इन्‌, कुत्वम; भड्ि-+- 


डीप | . टटना, हर्डडी का टटना, बिच्छेद, प्रभाग 
2. हिलोर 3. झकाव, सिकड़न--दग्भद्भेभि: प्रथम- 
मथरासंग मे चम्बितोउस्मि -उद्धट, श० १३ 4. लहर 
5. बाढ़, धारा 6. टंढ़ा माग, घमावदार या चक्‍्करदार 
मार्ग 77 गोलमोल या घधमंधमाकर कहने या करने का 
ढंग, वाग्जाल- - भडगग्यन्तरेण कथनात्‌ - काव्य ० १० 
बहुभड्िविशारद:-दश ० 8. बहाना, छद्मवेष, आभास 
--यः पाञ्चचजन्यप्रतिबिम्बभडूग्या धाराम्भस: फेनमिव 
व्यनक्ति--विक्रम० १।१ 9. दावपेंच, जालसाजी, 
घोखा 0. व्यंग्योक्ति . व्यंग्योत्तर, आशूत्तर 
2. पग-रघु ० १३।६९ व3. अन्तराल 4 ही, लल्जा- 
शीलता । सम०-भक्तितः (स्त्री०) तरंगवत्‌ कदमों या 
तरंगों की श्रृंखला में विभाजन, लहरियंदार जीना 
--मेघ० ६० । 


भड्धिन्‌ (वि०) [भड़ा-+-इनि]. शीघ्र ट्टन वाला, भंग्र, 


अस्थायी--तदपि तत्क्षणभड्ि करोति चेत्‌ु--भतं ० २। 
१ 2. किसी अभियोग में पछाड़ा हुआ । 


भडिमत (वि०)[ भज्ि-+-मतुप्‌ ] लहरियेदार, करारा । 


भड़्िमन्‌ (पुं०) [ भद्भा+इमनिच्‌ ] . (हड्डी का) 
टटना, तोडना 2. झिकोर, हिलोर 3. घंघरालापन 


छठ्मवेश, घोखा 5. आजुत्त र, व्यंग्योक्ति 6, कुटिलता । 


भड्धिलम [भड्भ-+इलच | ज्ञानेन्द्रियों में कोई दोष । 
भड़गर (वि०) [भज्ज्‌--घ्रच | !. ट्टने के योग्य, भिदुर, 


कड़कव्वल 2. दुबला-पतला, अस्थिर, अनित्य, नव्वर 
--आमरणान्ता: प्रणया: कोपास्तत्क्षणभडगुरा: -- हि० 
१।१८८, शि० १६।७२ 3. परिवर्तनशील, चर 
4. कुटिल, टंढ़ा 5. वक्र, घंघरदा र-शशिम्‌खि तव भाति 
भड्ग्रश्रः--गीत० १० 06. जालसाज ज, बेईमान 
चालाक,---र: किसी नदी का मोड । 


[| (म्वा० उभ०--भजति - ते, परन्तु व्यवहारत: 


आ०, भक्त) . (क) हिस्से करना, वितरित करना 
बॉँटना -- भजे रन पंतुक रिक्थम--मन॒ ० ९।१०४, न 
तत्पुत्रभजेत्साधम्‌ू--२०९, ११९, (ख) निदिष्ट 
करना, नियत करना, अनुभाजन करना--गायत्रो- 
मग्नयेडभजत्‌ ऐ० ६बा० 2. किसी के लिए प्राप्त 
करना, हिस्सा लेना, भाग लेना --पित्यं वा भजते 
शीलम्‌ - मन ० १०।५९ 3. स्वीकार करना, ग्रहण 
करना--मा० ९।२५ 4. (क) आश्रय लेना, (अपने 
आप को ) समर्पण करना, पहुंच रखना--शिलातलं 
भेजे-का० १७९, मातलेधक्षिम भजस्व कंचिदपरम्‌ 
-भतु ० ३।६४, न कश्चिद्र्णानामपथमपकृष्टी5पि भजते 


>श० ५।१०, भामि० १।८३, रघ० १७।२८, (ख) 
अम्यास करता, अनगमन करना, पालन करना---भेज 
घममनातुर: --रघु० १॥२१ 5. उपभोग करना 
अधिकृत करना, रखना, भोगना, अनभव करना 
मनोरंजन करना--विधरपि भजतेतरां कलद्भुम्‌ 
--भामि० १७४, न भेजिरे भीमविशण भीतिम 
“भतृ० २।८०, व्यक्ति भजन्त्यापगाः--श० ७।८ 
अभितप्तमयो5डपि मादंव भजते कंव कथा शरीरिष 
--रघ्‌० ८४३, मा० ३॥।९, उत्तर० १॥३५ 6. सेवा 
में प्रस्तुत रहना, सेवा करना - रघृ० २॥२३ पंच० 
१।१८१, मच्छ ० १३२ 7. आराघना करना, सत्कार 
करना (देव मान कर) पूजा करना 8. छाटना, चुनना, 
पसंद करना स्वीकार करना - सन्त: परीक्ष्यान्यतरद 
भजन्ते--मालबवि० १।२ 9. शारीरिक सुखोपभोग 
करना,-पंच ० ४॥५० 0. अन रक्त होना, भक्त बनना 
. अधिकार में करना 42, भाग्य में पड़ना (इस 
घातु के अर्थ--संज्ञाओं के साथ जड़कर विविध रूप 
ग्रहण कर लेते ह उदा० निदां भज सोना, मर्छा भज 
बेहोश होना, भाव भज प्रेम प्रदशित करना आदि) 
वि---, . विभकक्‍त करना, बाँटना--विभज्य मेरुन 
यदथिसात्कृत:---न० ११६, पत्रिणां व्यभजदाश्रमाद्रहि 
--रघ० ११।२९, १०।५४ शि० १॥३ 2. अलग २ 
करना, (संपत्ति, पंतक जायदाद आदि) बांटना 
“-विभकता भ्रातर:--बंटे हुए भाई 3. भंद करना 
4. सम्मान करना, पूजा करना, - संवि--, हिस्सा लेना 
हिस्से में किसी को प्रविष्ट करता - वित्त यदा यस्य 
च संविभक्‍तम्‌ ॥/ (चरा० उभ०--भाजयति-ते 
--केई धिद्वानों के मतानसार यह “भज' के ही प्रेर० 
रूप हैं) 4. पकाना 2. देना । 


भजकः: [भज्‌+-ण्वल] 4. बांटने वाला, वितरक 2. पूजक, 
भक्‍त, उपासक । 

भजनम्‌ [भज्‌+-ल्यूट ] ॥. हिस्से बताना, बॉटना 2. स्वत्व 
3. सेवा, आराधना, पूजा । 

भजमान (वि०) [भज+-शानच्‌ ] !. बांदने वाला 2. उप- 
भोक्‍ता 3. योग्य, सही, उचित । 


भठज | (रुधा० प०---भनकिति, भग्न--इच्छा ० बिभंक्षति ) 
. तोड़ना, फाड़ डालना, छिन्नभिन्न करना, चूर चर 
करना, ट कड़े टुकड़े करना, खण्डश:ः करना --भर्तज़्मि 
सर्वेर्यादा: भट्ठि० ६।३८, भडव॒त्वा भुजो---४३, 
बभज्जुरबेलयानि च ३२२, घनुरभाजि यत्त्वया-रघु ० 
११।७६ 2. उजाड़ना, उखाड़ना--भनकत्यूपवनं कपि 
““मट्टिण ९१२ 3. (किले में) दरार डालना 
4. भग्नाश करना, प्रयत्न व्यर्थ करना, निराश करना 
प्रगति रोकना --पिनाकिना भग्नमनोरथा सती-कु० 
५)१ 5. पकडना, रोकना, विध्न डालना, निलंबित 


( ७२९ ) 


करना--जसा कि “भग्ननिद्र:' में 6. हराना, परास्त 
करना--क्षत्राणि रामः परिभय रामात क्षत्राद्यथा$ 
भज्यत स द्विजन्द्र--न० २२॥१३३, अब--., तोड़ 
डालना, ध्वस्त करना--कु० ३।७४, प्र--, . तोड़ 
डालना, ध्वस्त करना, धज्जियाँ उड़ाना 2. रोकना, 
गिरफ्तार करना, निलंबित करना 3. भग्नाश करना, 
निराश करना । 

! (चुरा० उभ० --भज्जयति -ते ) 
चमकाना । 

भञ्जक (वि०) (स्त्री ०-जिका) | भज्ज्‌+ण्वल | तोड़ने 
वाला, बॉँटन वाला । 

भञ्जन (वि० ) (स्त्री०-नी ) | भञज्ज्‌--ल्यट | 4. तोड़ने 
वाला, टकड़े करने वाला 2. गिरफ्तार करने वाला 
रोकने वाला 3. भग्नाश करने वाला 4. प्रबलरू पीडा 
पहुँचाने वाला,--नम्‌ . तोड़ डालना, ध्वस्त करना, 
विनष्ट करना 2. हटाना, दूर करना, भगा देना 
-तंदुदितभयभण्जनाय यूनामू-गीत ० १० 3. पराजित 
करना, हराना 4. भग्नाश करना 5. रोकना, विध्त 
डालना, बाघा हे उचाना 6. कष्ट देना, पीडित करना, 
--नः दांतों का गिरना । 


भजञ्जनकः | भञ्जन -+-कन्‌ | मख का एक रोग जिसमें दाँत 
.. गिर जाते हूं, होठ टंढ़े हो जाते है । 

भज्जरु; [| भञ्ज्‌ -- अरुच ] मंदिर के पास उगा हुआ वक्ष । 
भद ! (म्वा० पर० भटति, भटित) 4. पोषण करना 
पालना पोसन।, स्थिर रखना 2. भाड़ पर लेना 
3. मजदूरी लेना ॥ (चूरा० उभ० भटयतित्ते) 
बोलना, बातें करना । 

| भट-+-अच | 4. योद्धा, सेंनिक, लड़ने वाला 
--तझ्ूटचातुरीतुरी--नं ० १।१२, वादित्रसष्टिघंटते 
भटस्यथ २२।२२ -भटटि ० १४।१०१ 2. भतिभोगी 
भाड़त सेनिक, भाड़े का टटट 3. जातिबहिष्कृत 
वर्णसंकर 4. पिशाच । 


भटित्र (वि०) [ भट्‌--इत्र | शछाका पर रखकर पकाया 
गया मांस । 

भट्टः | भट-+-तन्‌ ] 4. प्रभ, स्वामी (राजाओं को संबोधित 
करन के लिए सम्मान सूचक उपाधि) 2. विद्वान 
ब्राह्मणों के नामों के साथ प्रयक्‍त होने वाली उपाधि 
-“-भट्टंगोपालस्य पौत्र:-मा० १, इसी प्रकार 'कुमारिल 
भट्टः आदि 3. कोई भी विद्वान पुरुष या दाशेनिक 
4. एक प्रकार की मिश्र जाति जिसका व्यवसाय 
भाट या चारणों का व्यवसाय भर्थात्‌ राजाओं का 
स्तुति गान हं-दक्षत्रियाद्विप्रकन्यायां भट्टो जातोइन॒वाचक 
०. भाट, बन्दीजन । सम ०--आचार्े: प्रसिद्ध अध्यापक 
या विद्वान्‌ पुरुष को दी गई उपाधि 2. विज्ञ,--प्रयाग 
>> प्रयाग, इलाहाबाद । 


्र्‌ 


उज्ज्नल करना, 


सदर: 


भट्टार (वि०) | भट्ट स्वामित्वमिच्छति--ऋ--अण्‌ | 
. श्रद्धास्पद, पृज्य 2. व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ 
प्रयक्‍त होने वाली सम्मानसूचक उपाधि-यथा-भट्टार- 
हरिह्चन्द्रस्य पद्मबन्धो नृपायते--हष० । 

भट्टारक (वि०) (स्त्री०--रिका ) [ भट्टार-+-कन्‌ | श्रद्धेय, 
पज्य---आदि दे० ऊ० “भट्वारं। सम०--वासरः 
रविवार, 

भट्टिनी [ भट्ट+इनि+- डीप्‌ | 7. (अनभिषिकत ) रानी, 
राजकुमारी, (नाटकों में दासियों द्वारा रामी को 
संबोधन करने में बहुधा प्रयक्त) 2. ऊंचे पद की 
महिला 3. ब्राह्मण की पत्नी । 

भडः [ भण्ड--अचू, नि० नलोप: ] विशेष प्रकार को एक 
मिश्र जाति । 

भडिलः [ भण्ड-- इलच, नि० नलोपः ] 4. नंता, योद्धा 

2. टहलआ, नोकर । 


भण (मभ्वा० पु० भणति,) !. कहना, बोलना-पुरुषोत्तम 
इति भणितव्य-विक्रम० ३, भट्टि० १४।१६ 2. वर्णन 
करना-काव्य: स काव्यन सभामभाणीत्‌-ने ० १०।५९ 
3. नाम लेना, पुकारना । 

भणनम्‌, भणितम्‌, भणितिः (स्त्री०) [| भण-ल्यट, वत, 
क्तिन्‌ | ॥. कहना, बोलना, बातें करता, वचन, 
प्रवचन, वातलिाप---न यंषामानन्दं जनयति जगन्नाथ 
भणिति:--भामि०ण ४।३९, २।७७, श्रीजयदेव 
भणितं हरिरमितम्‌--गीत ० ७, इह रसभणने-तदेव । 

भण्ड्‌ । (म्वा० आ० भण्डते) . भत्सना करना, छिड़कना 
2. खिलली उड़ाना, व्यंग्य करना 3. बोलना 4. उप- 
हास करना, मखौल करना 7 (चरा० उ० 
--मण्डयति-ते ) . सौभाग्यशाली बनाना 2. चकमा 
देना (शुद्धपाठ---भंद ) । 

भण्ड: [भण्ड-- अच | . भांड, मसखरा, विदूषक-त्रयो वेदस्य 
कर्तारो भण्डधर्तपिशाचका:--सवे ० 2. एक मिश्रजाति 
का नाम--तु० भड । सम०--तपस्विन (पुं०) 
बनावटी सनन्‍्यासी, ढोंगी,---हासिनी वेइया, वारांगना । 

भण्डकः | भण्ड-- कन्‌ ] एक प्रकार का खंजन पक्षी । 

भण्डनम्‌ [| भण्ड ---ल्यट ] !. कवच, बख्तर 2. संग्राम, यद्ध 
3. उत्पात, दुष्टता । 

भंण्डि:-डी (स्त्री०) [भण्ड--इ, भण्डि--डीष्‌ ] लहर, 
तरग । 

भण्डिल (वि०) | भण्ड--इलच | सुखद. शुभ, सम्पन्न 
सोभाग्यशाली,--छः 4. अच्छी किस्मत, प्रसन्नता 
कल्याण 2. दूत 3. कारीगर, दस्तकार । 

भदन्‍्तः [भनन्‍्द्‌--झच्‌, अन्तादेश:, नलोपदच | !. बौद्ध धर्मा- 
नुयायी के लिए प्रयुक्त होने वांठला आदर सूचक शब्द 
-भदन्त तिथिरेव न शुध्यति-मुद्रा ० ४ 2. बौद्धभिक्षु । 

भदाकः | भन्‍द्‌ -- आक, नलोपः| सम्पन्नता, सोभाग्य । 


। ( ७३० ) 


भद्र (वि०) [भन्द-+रक्‌, नि० नलोप:] . भला, सुखद, 


समुद्धिशाली 2. शुभ, भाग्यवान्‌ जैसा कि “भद्रमुख' 
में 3. प्रमुख, सर्वोत्तम, मुख्य--पग्रच्छ भद्रं विजिता- 
रिभद्र:--रघु० १४३१ 4. अनुकूल, मंगलप्रद 
5. कृपाल, सदय, श्रेष्ठ, सौहादेपूर्ण, प्रिय; (संबोधन एक 
वचन में प्रयकत होकर अथ होता ह (पएज्य श्रीमान्‌ 
प्रिय मित्र” 'पृज्य महिले” 'पृज्य श्रीमति' 6. सुहावना, 
उपभोज्य, प्रिय, सुन्दर---पंच० १।१८१ 7. स्तुत्य, 
इलाघ्य, प्रशंसनीय 8. प्रियतम, प्यारा 9. चटकदार, 
बाह्यतः रमणीय, पाखण्डी, - द्रम उल्लास, सौभाग्य, 
कल्याण, आनन्द, समृद्वि--भद्रं भद्रं वितर भगवन 
भूयसे मंगलाय--मा० १।३, ६।७, त्वयि वितरतु भद्र 
भूयसे मंगलाय--उत्तर ० ३।४८, (इस अर्थ में बहुधा 
ब० व० में प्रयोग), सर्वे भदाणि पश्यंतु, भद्रं ते 
'ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे! तुम्हें ऐश्वयंशाली 
बनाए 2, सोता 3. लोहा, इस्पात, - द्रः 4. बल 2. एक 
प्रकार का खंजन पक्षी 3. विशेष प्रकार का हाथो 
4. छद्मवेषी, पाखंडी--मनु० ९।२५८ 85. शिव का 
नामान्तर 6. मेरुपदत का विशेषण 7. एक प्रकार का 
कदम्बवक्ष (भद्रा कु हजामत करना, बाल मडना 
मवद्राकरणसम मण्डल) । सम०--अड्भ8 बलराम का 
विशेषण,--आकारः,-- आकृति (वि०) शुभ लक्षणों 
से युक्त,-- आत्मज: तलवार, --आसनम्‌ . राजासन, 
राजगददी, सिहासन 2. समाधि को विद्येष अंगस्थिति, 
योग का आसन,--ईद्ाः शिव का एक विशेषण, -- एला 
बडी इलायवी,--कपिलः शिव का “ एक विशेषण, 
कारक-( वि० ) मंगलप्रद,--कालो दुर्गा का नामान्तर, 


कुम्भ:-किसी तीये के जल से (विशेषकर गंगाजल से ) 


भरा हुआ सुनहरी घड़ा,--गणितम जादू के रेखातित्रों 
को बनावट,--घटः,-- घटकः एक घड़ा जिसमें भाग्य 
की पचियाँ डाली जाय,--दारु (पुं० नपुं०) चीड़ का 
वृक्ष--नामन ( पुं०) खंजनपक्षी,--पोठम . राजगढद्टी, 
राज-कुर्सी, सिहासन - रघु० १७।१० 2. एक प्रकार 
का पंखदार कीड़ा,--बलनः बलराम का धविशंषण, 
--मसख (वि० ) “मांगलिक चेहरे वाला, विनम्र सम्बो- 
घन के रूप में प्रयकक्‍्त 'मान्यवर महोदय “पृज्य 
श्रीमन्‌--श० ७,--समुग: एक विशेष प्रकार के हाथी 
का विशेषण,---रेणुः इन्द्र के हाथी का नाम, - वर्मन 
(पूं०) एक प्रकार की नवमल्लिका,--ज्ञाखः कातिकेय 
का विशेषण,---श्रयम, --श्रियम्‌ चन्दन का काष्ठ,-श्रोः 
(स्त्री०) चन्दन का वृक्ष,--सोमा गंगा का विशेषण । 


भद्रक (वि०) (स्त्री०--द्विका) (भद्र|कन्‌] . शुभ, 


मज्ुलमय 2. मनोहर, सुन्दर,-- कः देवदारु का वक्ष । 


भव्रद्भूर (नपुं०) [भद्र+क#--खच्‌, मुम्‌] सुख सम्पत्ति का 


दाता, समृद्धकारी ह 


भद्रवत्‌ (वि० )[भद्र+मतुप्‌] मंगलमय, -- (नपुं० ) देवदारु 
का वृक्ष । 

भद्रा [भद्र +टाप्‌ |] . गाय 2. चान्द्रमास के पक्ष की दोयज, 
सप्तमी और ह्ादशी 3. स्वगंगा 4. नाना प्रकार के 
पौघों के नाम । सम०--श्रयम्‌ चन्दन को लकड़ी । 

भद्विका [भद्रा+-कन्‌-+-टाप, इत्वम्‌] 4. ताबीज 2. दोयज, 
सप्तमी व द्वादशी नाम की तिथियाँ । 

भद्विलम्‌ [भद्रइलच्‌ ] . समुद्धि, सौभाग्य 2. कंपनशील 
या थरथराहट वाली गति । 

भम्भ: [भम्‌+भा--क] . मक्खी 2. धुआँ । 

भम्भरालिकां, भेंसरालो [भम्‌ इत्यव्यक्तरब्दस्थ भर 
बाहुल्‍वयम आलाति--भम्भर--आ--ला--क+डीष्‌ 
>-भम्भराली -- कन्‌ टाप, ह्ृस्वः ] . गोमक्षी 2. डॉस । 

भम्भारव: [भम्भा--रु+अच्‌ | गाय का रांभना। 

भयम्‌ [बिभेत्यस्मात्‌--भी-अपादाने अच्‌] 4. डर, आतंक, 
बिभीषा, आशंका (प्रायः अपा० के साथ) भोगे रोग- 
भय कुले च्यूतिभयं वित्ते नृपालाडूयम्‌--भतृ ० ३।३ रे 
यदि स्मरमपास्य नास्ति मृत्योभेयम--वेणी० ३।॥४ 
2. डर, श्रास जगद्भ्यम्‌ आदि 3. खतरा, जोखिम, 
संकट 5तावदड्रयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम, आगत 
तु भय॑ वीक्ष्य नर: कुयच्धिधो चितम्‌ू--हि० १॥५७,-यः 
बीमारी, रोग । सम०--अन्वित,--आक्रान्त (वि०) 
ज्वरग्रस्त --आतुर,--आते (वि०) डरा हुआ, आत- 
दूत, भयभीत,-- आवह (वि०) 4. भयोत्पादक 
2. जोखिम वाला-स्वधर्मं लिधनं श्रेयः परघर्मो भयावह: 
“-भेग० ३॥३५,---उत्तर (वि०) भय से युक्त,--कर 
(भयंकर भी) . डराने वाला, भयातक, भयपण 
2. खतरनाक, संकटपूर्ण इसी प्रकार “भयकारक 
'भयकृत ,--डिष्डिम: यद्ध में प्रयक्‍्त किया जाने वाला 
ढोल, मारू बाजा,---द्बुत (वि०) भय के कारण भागने 
वाला, पराजित, भगाया हुआ, - प्रतोकार: भय को 
दूर करना, डर हटाना,-प्रद (वि०) भयदायक, 
भयपूर्ण, भयानक,- प्रस्तावः भय का अवसर,-ब्राह्मणः 
डरपोक ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपनी जान बचाने 
के लिए (यह समझ कर कि ब्राह्मण अबध्य हूँ) अपने 
ब्राह्मण होने की दुह्ाई देता हे,--विष्लुत (वि०) 
आतंक-पीडित, -व्य हु: डर की अवस्था होने पर सेना 
की विशेष क्रम-व्यवस्था । 

भयानक (थि०) [ बिभेत्यस्मात-भी--आनक ] भयंकर, 
भीषण, भयजनक, डरावना--किमतः परं भयानक 
स्यातू--उत्तर० २, शि० १७२०, भग० ११।२७, 
- कः £. ब्याप्न 2. राहु का नामान्तर 3. भयानक 
रस, काव्य के आठ या नौ रसों में एक--दे० “रस' 
के अन्तगंत, - कम त्रास, डर । 

भर (वि०) [ भु+अच्‌ ] धारण करने वाला, देने वाला, 


( ७३१ ) 


भरणपोषण करने वाला आदि,--रः 4. बोझा, भार, 
वजन--खुरत्रये- भरं कृत्वा -पंच ० १, “अपने तीन 
खुरों पर ही अपने आपको सहारा देने वाला”, फल- 
भरपरिणामश्यामजम्बू-आदि---उत्तर० २।२०, भर- 
प्रथा--मुद्रा ० २।१८ 2. बड़ी संख्या, बड़ा परिमाण 
संग्रह, समच्चय--धत्त भर कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ 
>>भामि० १।९४,५४, शि० ९।४७ 3. प्रकाय, राशि 
4. आधिक्य-निव्यं ढसौहृदभरेति गृणोज्ज्वलेति---मा ० 
६।१७,शोभाभ रे: संभृता:-भामि ० ११०३, कोपभरेण 
>>गीत० ३।॥७ तोल की एक विशेष माप । 
भरटः | भु+-अटन्‌ | 4. कुम्हार 2. सेवक । 


भरण (वि०) (स्त्री०-णी) [ भ+ल्यद | धारण करने 
वाला, निर्वाह करने वाला, सहारा देने वाला, पालन- 
पोषण करने वाला, - णम॒ . पालन-पोषण, निर्वाह 
करना, सहारा देना---रघ० १।२१, श० ७।३३ 
2. वहन करने या ढोने को क्रिया 3. लाना, प्राप्त 
करना 4. पुष्टिकारक भोजन 5. भाड़ा, मजदूरी, -ण 
भरणी नामक नक्षत्र । 

भरणो | भरण-डीष | तीन तारों का पूंज जो दूसरा 
नक्षत्र हे, सम०--भः राहु का विशेषण । 

भरण्ड: [ भ--कण्डन | 4. स्वामी, प्रभ 2. राजा, शासक 
3. बल, सॉड़ 4. कीड़ा । 

भरण्यम [| भरण--यत्‌ | 4. छालन-पालन करने वाला 
सहारा देने वाला, पालन-पोषण करने वाला 2. मज- 
दूरी, भाड़ा 3. भरणी नक्षत्र--ण्या मजदूरी, भाड़ा । 
सम०--भुज्‌ (पुं०) भृति-सेवक, भाड़े का नौकर । 

भरण्यु: | भरण्यू (कंडवा०)--उ ] !. स्वामी 2. प्ररक्षक 
3. मित्र 4. अग्नि 5. चन्द्रमा 6. सूय । 


भरतः [भर तनोति-तन्‌-ड| . शक॒न्तला और दृष्यन्त 
का पुत्र जो चक्रवर्ती राजा था । इसीके नाम पर इस 
देश का नाम भारतवर्ष हे । यह कौरव और पांडवों 
का दूरवर्ती पृवपुरुष था 2. दशरथ की सबसे छोटी 
पत्नी कंकेयी का बेटा, राम का एक भाई, यह बड़ा 
धर्मात्मा और पुण्यशीरू व्यक्ति था, राम के प्रति 
इसको इतनी अग्राध भक्ति थो कि जब कंकेयी की 
गहित मांग के अनूसार राम बन में जाने को तेयार 
हुए तो भरत को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि 
उसकी अपनी माता न॑ ही राम को निर्वासित किया 
फलतः: उसने अपनी प्रभूसत्ता को अस्वीकार कर 
राम के नाम (राम की खड़ाउओं को लाकर उनको 
राज्यप्रतिनिधि के रूप में सिहासत पर रखकर ) से तब 
तक राज्यप्रशासन किया जबतक कि चौदहवर्ष का 
निर्वासन समाप्त करके राम वापिस अयोध्या नहीं 
आय 3. एक प्राचीन मनि का नाम जो नाट्यकला 
तथा संगीतविद्या के प्रवर्तेक माने जाते हैं 4. अभिनेता 


रगमंच पर अभिनय करने वाला पात्र--तत्किमित्य- 
दासते भरता:--मा० १॥५ 5. भाड़े का सनिक, केवल 
धन के लिए काम करने वाह्ा नौकर 6. जंगली 
पहाड़ी 7. अग्नि का विशेषण । सम०--अग्रजः “भरत 
का ज्येष्ठ भ्राता, राम का विशेषण--रघु० १४७३, 
>-खण्डम भारत के एक भाग का नामान्तर,--ज्ञ 
(वि०) भरतशास्त्र या नाटयशास्त्र का ज्ञाता 
-पुत्रकः अभिनेता--बष: भरत का देश अर्थात्‌ भारत 
--वाक्यम नाटक के अन्त में दिया गया इलोक, एक 
प्रकार की नान्‍दी (नाटयशास्त्र के प्रव्तक भरत म॒नि 
के सम्मानाथ कहा गया )--तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ 
( प्रत्येक नाटक में उपलब्ध) । 
भरथः [| भ+अथ |] ।. प्रभसत्ता प्राप्त राजा 2. अग्नि 
3. संसार के किसी एक प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी 
लोकपाल । 


भरद्वाज: | भ्रियते मरुज्धि: भ-+अप८">भर, द्वाभ्यां जायते 
द्वि+जन डन्-द्वाज, भरश्चासो द्वाजइ्च -कमे० 
स० | . सात ऋषियों म॑ से एक का नाम 2. चातक 
पक्षी । 

भरित (वि०) [ भर--इतच्‌ ] 4. परवरिश किया गया, 
पाला-पोसा गया 2. भरा हुआ, भरप्र--जगज्जाल 
कर्ता कुसमभरसो रमभ्यभरितम्‌--भामि० १।॥५४, ३३ । 

भरः [ भू-उन्‌ ] 4. पति 2. प्रभु 3. शिव का नामान्तर 

विष्ण का नाम 5. सोना 6. समद्र । 

भरुज:-- जा,--जी (स्त्री०) [ भ इति शब्देन रुजति 
“-भे+रुज-क | गीदड़ । 

भरुटकस | भू-+उट-+कन्‌ | तला हुआ मांस । 

भगे: | भूजू--घरञा ] . शिव का नाम 2. ब्रह्मा का 
नाम । 

भग्यः [ भूज+ण्यत्‌ ] शिब का विशेषण । 

भजन (वि०) [ भूज्‌--ल्यूद ] !. भूनने वाला तलने 
वाला, पकाने लाला 2. नष्ट करने वाला,--नम 
, भनने या तलने की क्रिया 2. कड़ाही । 

भरत (पुं०) [भू+तृच्‌] . पर्ति--यड्ूर्तुरेव हिंतमिच्छति 
तत्कलत्रम--भतं ० २।८, स्त्रीणां भर्ता धर्मंदाराश्च 
पुंसाम मा० ६१८ 2. प्रभ, स्वामी, महत्त र---भतु 
शापेन --मेघ० १, गण , भूत” आदि 5. नेता, सेना- 
पति, मुख्य--रघु० ७।४१ 4. भरणपोषण कर्ता 
भारवहनकर्ता, प्ररक्षक । सम०--छनी अपने पति का 
वध करने वाली स्त्री, -- दारकः यवराज, राजकुमार 
उत्तराधिकारी, कुमार (नाटक म॑ बहुधा प्रय॒क्त 
संबोधन ),--दारिका युवराज्ञी (नाटकों में प्रय॒क्त 
संबोधन शब्द ),--ब्नतम्‌ पातिन्नरत, पतिभक्ति (ता) 
साध्वी पतिब्रता पत्नी--तु० पतिब्रता,--शोकः पति 
की मत्य पर शोक,--हरिः एक प्रसिद्ध राजा जो तीन 


( ७३२ ) 


शतक (श्वृंगार, नीति, वराग्य), वाक्यपदीय तथा 
भटिकाव्य का रचयिता हू । 

भतमतों [| भतं-+-मतप्‌्+डछीप्‌ | बिवाहिता स्त्री जिसका 
पति जीवित हो । 


भतृसात्‌ (अव्य “ भत्‌ -- साति | पति के अधिकार में, 


"क्ृता विवाहित हुई । 
(चुरा० आ०-भत्सयते, कभी २ पर० भी) 
. धमकाना, घड़कना 2. झिडकना, ब्रा भला कहना 
अपरब्द कहना 3. व्यंग्य करना; निस---, (. झिड़- 
कना, निन्‍दा करना, गाली देना 2. आगे बढ़ जाना, 
ग्रहण लगना, लज्जित करना -कु० ३।॥५३, 
भत्सकः [ भत्स +ण्वहू | धमकी देने वाला, घड़कन 
वाला । 
भत्सनम्‌, भत्सना, भत्सितम्‌ | भत्स +ल्यट, स्त्रियां टापू, 
क्त वा] 4. धमकाना, घड़कना 2. धमकी, झिड़की 
3. ब्रा भला कहना, गाली देना 4. अभिशाप । 
भरम्‌ [| भु+मनिन्‌, नि० नलोप: ] 4. मजदूरी, भाड़ा 
2, सोना 3. नाभि । 
भरुंण्या [ भर्मम+यत्‌-+टठदाप्‌ ] मजदूरी, भाड़ा । 
भर्सन (तपं०) | भु+मनिन्‌ ]. सहारा, संघारण, पालन- 
पोषण 2. मजदूरी, भाड़ा 3. सोना 4. सोने का सिक्‍का 
5. नाभि । 
भल ] (चरा० आ०--भालयते, भालित ) देखना, अवलो- 
कन करना,--नि---, (पर० भी ) . देखना, अवलो- 
कन करना, प्रत्यक्ष करना, निगाह डालना--निभाल्य 
भूयो निजगौरिमाणं मा नाम सान॑ सहसेव यासी: 
>>भामि० ३॥।१७६, या-यन्मां न भामिनि निभाल- 
यसि प्रभातनीला रविन्दमदभड्रिपद: कटाक्ष:--३।४ 
(भ्वा० आ० ) दे० 'भल्ल 
भल्ल (भ्वा० आ० भहल्‍लते, भल्लित) . वर्णन करना, 
बयान करना, कहना 2. घायल करना, चोट पहुँचाना, 
मार डालना 3. देना । 
भल्लः,-ललो-ल्लम [ भल्ल-|-अच्‌, स्त्रियाँ टझीप | एक 
प्रकार का अस्त्र या बाण--क्वचिदा कर्णाविकृष्टभल्तवर्षी 


भत्स 


रघ० ९६६, ४५३, ७।५८,--ल्लः व. रीछ 
2. शिव का विशेषण 3. भिलावे का पौधा, (“भल्ली' 
भी) । 


भललकः [| भलल-+-कन्‌ ] रीछ । 

भललातः, भल्लातकः | भल्ल-+-अत्‌+अच , भल्लात +कन्‌ | 
भिलावे का पोधा । 

भललकः, भल्लकः [ भल्ल--ऊक, पक्षे पू्षो० हृस्वः ] 


. रीछ, भाल--दधति कुहरभाजामत्र भल्लकयनाम्‌ 


--उत्तर० २।२१ <. कुत्ता । 
भव (वि०) [ भवत्यस्मात्‌ू-भू+अपादाने अप्‌ ] (समास 
के अन्त में) उदय होता हुआ या उत्पन्न, जन्म लेता 


हुआ,--वः होना, होने की स्थित्ति, सत्ता 2. जन्म, 
उत्पत्ति:--भवों हि लोकाम्यदयाय तादशाम्‌ --रघ्‌ ० 
३।१४, श० ७।२७ 3, स्रोत, मल 4 सांसारिक 
अस्तित्व, सांसारिक जीवन, जीवन--जंसा कि भव।- 
णंव, भवसागर आदि मं--कु० २॥५१ 5. संसार 
6. कुशल-क्षम, स्वास्थ्य, समद्धि 7. श्रेष्ठता, उत्तमता 

शिव का नाम- दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी-कु० 
१।/२१ ३।७२ 9. देव, देवता 0 अभिग्रहण, प्राप्ति । 
सम ०--अतिग (वि०) सांसारिक जीवन पर विजय 
पाने वाला, वीतराग,--अन्तकृत ब्रह्मा का विशेषण 
-अन्तरम्‌ दूसरा जीवन (भूत या भावी ) पंच० १ 
१२१,--अब्धिः,--अणंवः, -- सम॒द्र :--सागर:,--सिन्ध 
सांसारिक जीवन रूपी समद्र,--अयना, - नी गंगा 
नदी, - अरण्यम्‌ सांसारिक जीवन रूपी जंगल 'सुन- 
सान संसार,--आत्मजः गणेश या कारतिकेय का 
विशेषण,--- उच्छूद: सांसारिक जीवन का विनाश 
-रघृ० १४।७४,- क्षितिः (स्त्री०) जन्मस्थान, 
-- घस्मरः दावानल, जंगल की आग,--छिद्‌ (वि०) 
सांसारिक जीवन के बंधनों को काटने वाला, जन्म 
को पुनरावत्ति को रोकने वाला--भवच्छिदस्श्यम्बक- 
पादपांशव:--का० १,--छेंदः पुनर्जेन्म का रोकना 
शि० १।३५,--दारु (नपुं०) देवदारु का वक्ष,--भूति 
एक प्रसिद्ध कवि का नाम, (दे० परि० २) भवमभूते 
संबन्धादभूधरभ्रेव" भारती भात्ति, एतत्कृतकारुण्य 
किमन्यथा रोदिति ग्रावा। आर्यों सप्त० ३६, 
-रुद्‌ (पृं०) अन्त्यष्टि संस्कार के अवसर पर बजने 
वाला ढोल,--बीतिः (स्त्री०) सांसारिक जीवन से 
छटकारा--कि० ६।४१ | 


भवत्‌ (वि०) (स्त्री०-न्ती) [ भू+शत ] . होने वाला, 
घटित होने वाला, घटने वाला 2. बतंमान--समतीत॑ 
च भवं च भावि च--रघ्‌ृ० ८॥७८, (सावें० वि०) 
(स्त्री०-ती ) आदरसूचक, या सम्मानसूचक सर्वनाभ 
>+जिसका अन॒वाद हें--आदरणीय श्रीमन्‌ “पृज्य 
श्रीमति' (मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सव्वनाम के अथ 
म॑ बहुधा प्रयुक्त, परन्तु क्रिया अन्य पुरुष को )-अथवा 
कथ्थ भवान मन्यते-मालवि० १, भवन्त एवं जानन्ति 
रघूणां च कुलस्थितिम-उत्तर ० ५॥२३, रघ्‌ृ० २।४० 
३॥४८, ५।१६, प्रायः इसके साथ “अनत्र या ततत्र भी 
जोड़ दिया जाता ह (शब्दों को देखो) कभी कभी 'स 
के साथ लगा दिया जाता ह--यन्मां विधेयविष यंसभ- 
वान्नियक्ते--मा० १॥९ । 


भवदोय (वि०) [ भवत्‌+छ | मान्यवर महोदय का, 
आपका, तुम्हारा । 

भवनम [ भू+ल्यद ] ). होना, अस्तित्व 2. उत्पत्ति, 
जन्म 3. आवास, निवास, घर, भवन--अथवा भवन- 


( ७३३ ) 


प्रत्ययात्‌ प्रविष्टोइस्मि--मच्छ ० ३, मेघ० २२ 
4. स्थान, आवास, आधार जंसा कि अविनयभवनम्‌ 
में पंच० १।१९१ 5. इमारत 6. प्रकृति । सम०» 
-“उदरम्‌ घर का मध्यवर्ती भाग,--पत्ति,--स्वामिन 
(पृं०) घर का स्वामी, कुल का पिता । 

भवन्तः,-तिः [ भू०--झच्‌ (झिच्‌ ) अन्तादेश: ] इस समय, 
वर्तमान काल में । 

भवन्ती | भमू+-शत--डीप | गणवती स्त्री । 

भवानी | भव-+-छीष, आनक्‌ | शिव की पत्नी या पाव॑ती 
का नाम--आलुम्बताग्रकरमत्र भवो भवान्या:--कि० 
५।२९, कु० ७।८४, मेघ० ३६, ४४, । सम० - गुरु 
हिमालय पंत का विशेषण, - पतिः शिव का विशेषण 
--अधिवसति सदा यदेनं जनरविदितविभवों भवानी 
पति: - कि० ५१२१ । 

भवादक्ष (वि०) (स्त्री० --क्षी) भवादश्‌ (वि०) भवादृश 
(वि०) (शी) (वि०) आपकी भांति, तुम्हारी 

- भांति । 

भविक (वि०) (स्त्री०--की) 4. दाता, उपयुक्त, उप- 
योगी 2. सुखद, फलता-फूलता हुआ,--कम््‌ संपन्नता, 
कल्याण । 

भवितिव्य (वि०) [ भू+तव्यत्‌ | होने वाला, घटित होने 
वाला, होनहार (बहुधा भाववाच्य में प्रयोग होता ह 
अर्थात्‌ करणकारक को कर्ता के रूप में तथा क्रिया नपु ० 
ए० व० में रखकर-त्वया मम सहायन भवितव्यम्‌ 
->शै० २, गृरुणा कारणेन भवितव्यम--श० ३), 
>ज्यम अवश्यंभावी; भवितब्य भवत्यव यद्विधमनसि 
स्थितम--सुभा ० । 


भवितव्यता [ भवितव्य -- तल --टाप | अनिवायता, होनी 
प्रारब्ध, भाग्य --भवितव्यता बलवती-श० ६, सवंद्धूषा 
भगवती भवितव्यतव--मा० १२३ । 

भवित्‌ (वि०) (स्त्री०--त्री) [ भू+तच्‌ | होने वाला, 
भावी--रघ्‌ ० ६।५२, कु० १॥५० । 

भविनः [ भवाय इन: सूर्य, पृषो० साधु: ] कवि: (भवि- 
निन्‌-पुं० भी इसी अथ में) । 

भविलः | भू+इलच्‌ ] 4. प्रेमी, उपपति 2. लम्पट 
कामी । 

भविष्ण (वि०) | भू+इष्णुच्‌ |>>भूष्णु, होने वाला । 

भविष्य (वि०) [ भू+-लट्‌-स्य--शतृ, पृषो ० तू लोप: | 
. आगे आने वाला 2. भावी, आसन्न, निकटवर्ती 
यम भावी काल, उत्तर काछ। सम०-काल 
भविष्यत्‌ काल,--ज्ञानम आगे होने वाली बातों की 
जानकारी,-- पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक 
का नाम । 

भ्विष्यत्‌ (वि०) ((्त्रो०--ती,-न्ती) भू+लूद -स्य 
+-शत | होने वाला, आगामी समय में होने वाला । 


सम०--कालः उत्तर काल,--वकक्‍त,-वादिनू (वि०) 
आगे होने वाली घटनाओं को बताने वाला, भविष्य- 
. वाणी करने वाला । 

(वि०) [ भू+यत्‌ | 4. विद्यमान, होने वालो 
प्रस्तुत रहने वाला 2. आगे होने वाला, आने वाले 
समय में घटित होने वाला 3. होनहार 4. उपयुक्त 
उचित, लायक, योग्य --कि० ११।१३ 5. अच्छा, 
बढ़िया, उत्तम 6. शुभ, भाग्यवानू, आनन्दप्रदं-कु० 
१॥२२, कि० १।१२, १०।५१ 7. मनोहर, प्रिय, सुन्दर 
8. सौम्य, शान्त, मृदु 9. सत्य,--व्या पावंती,--- व्यम्‌ 
. सत्ता 2. भावी काल 3. परिणाम, फल 4. अच्छा 
फल, समद्धि--रघु० १७॥५३ 5. हड्डी । 


भष्‌ (म्वा० पर० भषति) . भौंकना, गुर्राना, भंकना 
2, गाली देता, झिड़कना, डाटना--फटकारना, 
धमकाना । 

भषः, भषकः [ भष्‌--अच्‌, क्व॒न्‌ वा | कुत्ता । 

भषणः [ भष्‌-+ल्‍ल्यूट ] कुत्ता,-- णम्‌ कुत्ते का भौंकना, 
गर्राना 

भसद्‌ (पुं०) [ भस-+अदि | . सूय 2. माँस3. ए 
प्रकार की बत्तत़ 4. समय 5. डोॉंगी 6, पिछला भाग 
(स्त्री० और नपुं० भी) 7. योनि । 

भसनः | भस्‌-+-ल्यूदट्‌ | मधघुमक्खी । 

भसनन्‍्तः [ भस्‌ +-झच्‌, अन्तादेश: ] काल, समय । 

भसित (वि०) [ भस-+-कक्‍त |] जल कर भस्म बना हुआ, 
--तंम्‌ भस्म -- भामि० १।८४ | 

भस्त्रका, भस्‍स्त्रा, भस्त्रिः (स्त्री०) [ भस+ ष्टनू+कन्‌ 
+टाप, भस्त्र +टाप्‌--भस्त्र--इज्स | !. धॉौंकनी 
2, जल भरने के लिए चमड़ का पात्र, मशक 3. चमड़े 
का थला, झोली । 


भस्सकम | भस्मन्‌-- कन्‌ | . सोना या चांदी 2. एक 
रोग जिस में जो कुछ खाया जाय तुरंत पचा ज॑सा 
ज्ञात हो (परन्तु वस्तुतः पचता नहीं) और तीजक्र 
भूख लगे रहना 3. आँखों का एक रोग । 

भस्सन (नपु०) [ भस्‌--मनिन्‌ | 4. राख--(कल्पते ) 
“भव चिताभस्मरजो विशुद्धयं-कु० ५॥७९ 2. विभूति 
या पवित्र राख (जो शरीर में मली जाती हूं) 
(भस्मनि हु राख में आहुति देना अर्थात्‌ व्यर्थ कार्य 
करना,--भस्माकू, भस्सीकू, जला कर राख करना, 
भस्मीभ्‌ू जल कर राख हो जाना--भस्मीभूतस्य देहस्य 
पुनरागमनं कुतः-- सवं०) । सम०-- अग्निः भोजन 
के जल्दी पच जाने से तीव्र भख का छगे रहना 
--अवशेष (वि०) जो केवल राख के रूप में रह 
जाय--कु० ३।॥७२,--आह्वयः कप्र,-- उद्धलनम 
- गुण्ठनस शरोर पर राख मलना- भस्मोद्घलून 
भद्रमस्तु भवते- काव्य ० १०,-कार: धोबी,--कट 


( ७३४ ) 


राख का ढे र,-गन्धा:,-गन्धिका,-गन्धिनी एक प्रकार का 
गंघद्रव्य, - तलम, !. कुहरा, हिम 2. घूल को बोछार 
3. गाँवों का समह,--प्रियः शिव का चिशेषण,-रोग 
एक प्रकार की बीमारी--तु० भस्माग्नि,-- डेपनम्‌ 
शरीर पर राख मलना, - विधिः राख से किया जाने 
वाला अनष्ठान,--बेधकः कप्र,--स्तानम्‌ राख मल 
कर निर्मल करना । 

भस्मता [भस्मन्‌-+-तल--टाप्‌ | राख का होना । 

भस्मसात्‌ (अव्य०) [भस्मन्‌ +-साति] राख की स्थिति मे 
कू जलाकर राख कर देना । 


भा (अदा० पर०-भाति, भात, प्रेर० भाषयति-ते, इच्छा ० 
बिभासति) चमकना, उज्ज्वल होना, चमकदार या 
चमकीला होना-पंड्ुविना सरो भाति सदः: खलजने- 
विना, कट॒वर्ण विना काव्य मानसं लिषयविना-भाभि० 
११११६, समतीत्य भाति जगती जगती--कि० ५।२५, 
रघु ० ३।१८ 2. दिखाई देना, प्रतीत होना -बभक्षितं 
न प्रतिभाति किचित्‌--महाभाष्य 3. होना, विद्यमान 
होना 4. इतराना, अभि--,चमकना -दिवि स्थिति 
सूर्य इवाभिभाति-महा ०, आ-,. चमकना, जगमगानां, 

शानदार प्रतीत होना--नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति 

तमोन॒द दक्षसुता इवाबभः--रघु ० ३।३३ 2. दिखाई 

देना, प्रकट होना --रघु० ५।१५, ७०, १३।१४ 

निस---,. चमक उठना, जगमगाना--अक्षबीजवलूयन 

निर्बभो--रघु० ११॥६६ 2. प्रगति करना, उन्नति 
करना, विचारों में आगे बढ़ना--वेदाद्ध मों हि निबंभौ 

-मन्‌० ५४४, २१०, प्र-, !. प्रकट होना 2. चम- 

कना, प्रकाशित होने लगना, प्रभात काल होना--नन 

प्रभातारजनी श० ४, प्रभातकल्पा शशिनेव शबवंरी 

-रेंघू० २॥।३, प्रति-, ! चमकना, चमकदार या 

चमकीला प्रकट होना--प्रतिभान्त्यद्य वनानि केतका- 

ताम्‌ू ->घट ० १५ 2. इतराना, बनना 3. दिखाई देना 

प्रकट होना-स्त्री रत्नसष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे--श ० 

२।९, रघ० २॥४७, कु० ५।३८, ६।५४ 4. सूझना, 

मन में आना--नीत्तरं प्रतिभाति मे, बि-, 4. चमकना 

>भत० २७१ 2. दिखाई देना, प्रकट होना, व्यति-- 

(आ०) बहुत चमकना, जगमगाना - अपि लोकयमगं 

दृशावपि श्रुतदृष्टा रमणीगुणा अपि, श्रुतिगामितया 

दमस्वसुव्यतिभाते नितरां धरापते--नं० २॥२२, 

(यहाँ क्रिया इसी प्रकार युगम्‌*, दृशों ओर 'गुणा 

के साथ भी बन सकती हँ--तु० पा० १॥३।१४) 


भा [मा-+-अडः --टाप्‌] !. प्रकाश, आभा, कान्ति, सौन्दय 
>-तावड्ा भारवेभाति यावन्माघस्यथ नोदय:--उद्धूट 
2. छाया, प्रतिबिब । सम०--कोशः-षः सूर्य,-- गण 
तारापज, तारकावली,--निकरः प्रकाशपंज, किरणों 
का सम्‌ ह,-नेसि: सू य,-मंडलम प्रभामंडल तेजोमंडल । 


भाकर दे० भास्कर 'भास्‌ के अन्‍न्तगंत । 

भाकत (वथि०) [भकक्‍त--अण्‌ | . जो नियमित रूप से 
दूसरे से भोजन पाता ही, पराश्चित, सेवा के लिए 
प्रतिधत अर्थात्‌ अन॒जीवी 2. भोजन के योग्य 3. घटिया 
गोण (घथिप० मख्य) 4. गोौण अथ में प्रयक्‍्त । 

भाक्तिक:ः [भक्त --5क्‌ | अनजीवी, पराश्रयी । 

भाक्ष (वि०) (स्त्री ०-क्षो ) भक्षा--अण्‌ | पेट, भोजनभट्ट । 


भाग: [भज्‌--धघज्य |] !. खण्ड, अंश, हिस्सा, प्रभाग, 
टुकड़ा जंसा कि भागहर, भागशः आदि में 2. नियतन, 
वितरण, विभाजन 3. भाग्य, किस्मत - निर्माणभाग: 
परिणत:--उत्तर ० ४ 4. किसी पूर्ण का एक खण्ड, 
भिन्न 5. किसी भिन्न का अंश 6. चौथाई, चतुर्थ भाग 
7. किसी वृत्त की परिधि का ३६० वां घात या अंश 
8. राशिचक्र का तीसबाँ अंश 9. लब्धि 0. कक्ष, 
अन्तराल, जगह, क्षेत्र, स्थान - रघ्‌ृ० १८।४७ । 
सम० - अहू (वि०) दाय या पतक सम्पत्ति में हिस्सा 
पाने का अधिकारी, - कल्पना हिस्सों का विभाजन, 
“जजातिः (स्त्री०) (गणि० में) भिन्न राशियों 
के घटा कर हर समान करना,--धेयम . हिस्सा 
खण्ड, अश - नीवारभागघंयोचितम्‌ग:-- रघ० १५० 
2. किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध 3. अच्छी किस्मत, सौ भाग्य 
- तद्धागंधयं परम पशूतां -भतं० २।१२ 4. सम्पत्ति 
5. आनन्द, (यः) . कर--श० २ 2. उत्तराधिकारी 
-भाज्‌ (वि०) स्वार्थपर, हिस्सेदा र, साझीदा र,--भज 
(पूं०) राजा, प्रभ,--लक्षणा लक्षणा शब्दशक्ति का 
एक भेद या शब्द का गौण प्रयोग जिससे शब्द अपने 
अथ को अंशत: रखता ह तथा अंशत: खो देता हें, 
'जह॒ृदजहल्लक्षणां भी इसे ही कहते हँ--उदा० 
सो5य॑ देवदत्त:, - हरः . सहउत्त राधिकारी 2. (गणि० 
में) भाग या तकसीम, - हारः (गणि० में) भाग । 

भागवत (थधि०) (स्त्री०--तठी) [भगवतः भगवत्या वा 
इद सोध्स्य देवता वा अण | 4. विष्ण से संबंध रखने 
वाला या विष्ण की पूजा करने वाला 2, देवता संबंधी 
3. पवित्र, दिव्य, पुण्यशील,--तः थिष्ण या क्रृष्ण का 
अनुचर अथवा भकषत,- तम्‌ अठारह पुराणों में से 
एक । 

भागशस्‌ (अव्य०) [भाग-+ शस | . खण्डों में या अंशो में, 
खण्ड खण्ड करके 2. हिस्से के अनसार । 

भागिक (धि०) [भाग-+-ठन . खण्ड सम्बन्धी 2. खण्ड 
बनाने वाला 3. भिन्न सम्बन्धी 4. ब्याज वहन करने 
वाला (भागमिक शतम्‌ ) 'सौ में से एक भाग अर्थात्‌ 
एक प्रतिशत, इस प्रकार भागिक्‌ विशति: आदि) 

भागिन (वि०) [भज्‌-+घिनण ] [. हिस्से या भागों से 
यक्‍त 2. हिस्सा रखने वाला, हिस्सेदार 3. हिस्सा लेने 
वाला, भाग लेने वाला, साथी यथा दुःख 


( ७३५ ) 


4. सम्बन्धित, ग्रस्त 5. अधिक्ृतधारी, स्वामी--मनु ० 


९।५३ 6. हिस्से का अधिकारी--मनु० ९।१६५, 
याज्ञज २।१२५ 7. भाग्ययान, किस्मत वाला 
. 8. घटिया, गौण । 

भागिनेयः [भगिनी +-ढक | बहन का पुत्र, भानजा,--योी 

भानजी । 
भागोरथी [भगीरथ--अण्‌ -+डीप | ॥. 
नामान्तर-- भागी रथी निर्झरशीक राणाम्‌ 
गंगा की तीन मख्य शाखाओं में एक । 
ग्यम [भज्‌-+ण्यत्‌ | . किस्मत, प्रारब्ध, तकदीर, 
सौभाग्य या देव---स्त्रियाइचरित्र पुरुषस्य भाग्यं देवी 
न जानाति कुतो मनृष्य:--सुभा० (बहुधा ब० व० मं) 
श० ५१३० 2. अच्छा भाग्य या किस्मत -- रघु० 
३।१३ 3. समद्धि, सम्पन्नता-भाग्येष्वनुत्सेकिनी श० 
४१७ 4. आनन्द, कल्याण | सम० -आयत्त (वि०]) 
भाग्य पर आश्रित-भाग्यायत्तमत: परम्‌ -- श० ४१६. 
--उदयः सौभाग्य का प्रभात, भाग्यशाली घटना, 
--क्रमः भाग्य की चाल, किस्मत का फेर--भाग्य 
क्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति -मृच्छ० १॥१३, 
--योगः भाग्य की बेला, किस्मत का मेल,--विप्लव 
बरी किस्मत, दुर्भाग्य-रघु ० ८।४७,--वज्ञात्‌ (अव्य० ) 
विधि की इच्छा से, भाग्य से, किस्मत से, भाग्यवश । 


| भाग्यवत्‌ (वि०) [भाग्य+मतुप| . भाग्यशाली, 
सौभाग्यसम्पन्न, आनन्दित 2. समद्धिशाली 

भाड़ः (वि०) (स्त्री० गी) [भड्गा--अण्‌] पटसन से 
निर्मित, सन का बना हुआ । 

भाड्धकः [भाडूग-+-कन्‌ | फटा पुराना कपड़ा, जीण शीण 
चिथड़ा । 

भाड्गीनम्‌ [भडगाया भवन क्षेत्रम्‌ - खञा | सन या पटसन 
का खत । 

भाज्‌ (चुरा० उभ० ) बाँटना, वितरित करना, दे० 'भज्‌ 
प्रेर० । 

भाज (वि०) [भाज्‌+क्विप्‌] (प्रायः समास के अन्त मे ) 
. हिस्सेदा र, साथी, भागी 2. रखने वाला, उपभोग 
करने वाला, अधिकार करने वाला, प्राप्त करने वाला 
सुख, रिकूथ 3. अधिकारी 4. भावुक, अनुभव करन 
वाला, सचेतन 5. अन रक्त 6. रहने वाला, आवासी 
निवास करने वाला यथा 'कुहरभाज्‌ 7. जाने वाला 
सहारा लेने वाला, खोजन वाला 8. पूजा करने वाला 
9. भाग्य में बदा हुआ ॥40. अवश्यंकरणीय, कतंव्य 

भट्टि० ३४२१ । 

भाजकः [भाज+ण्बुल] ।. बांदने वाला 2. (गणि० मं) 

वह अंक जिससे भाग किया जाय । द 


गंगा नदी का 
कु० १।९१५ 


भाजनम [भाज्यतेडनेन भाजू+ल्यट] 7. हिस्से बनाना 


बांटना 2. (अंक में) भाग 3, पात्र, बतन, प्थाला 


थाली - पुष्पमाजमम्‌-श० ४, रघु० ५२२ 
4. (आलं० ) आधार, ग्रहण करने वाढा, आशय- स 
थ्रियो भाजनं नरः - पंच० १।४३,-- कल्याणानों 
त्वमसि महसां भाजनं विश्वमत - मा० १३, उत्तर० 
३।१५, मालवि० ५॥८ 5. योग्य या पात्र, योग्य पदार्थ 
या व्यक्ति-भवादशा एवं भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ 
--का० १०८ 6. प्रतिनिधान 7. ६४ पलों की माप । 

भाजितम | भाज-+क्त | हिस्सा, अंश । 

भाजों [भाज-घञा +डीष ] चावल, भात का माड 
दलिया । 

भाज्यम [भाज्‌-ण्यत्‌ | . अंश, हिस्सा, दाय, 3. (अंक मे) 
लाभांश । 

भाटम, भाटकम्‌ [ भट्‌+घरञ् , ण्वुल वा ] मजदूरी, भाड़ा, 
किराया । 

भाटिः (स्त्री०) | भट+णिच्‌--इजा |] 
भाड़ा, 2. वेश्या की कमाई । 

भाद्ः [ भट्ट+अण्‌ ] भट्ट का अनुयायी, कुमारिल भट्ट 
द्वारा स्थापित मीमांसादर्शन के सिद्धांतों का अनुयायी । 

भाणः [ भण--घञा | नाटबकाव्य का एक भद; इसम 
केवल रंगमंच पर एक ही पात्र होता हु, जी अन्त- 
बादियों के स्थान को आकाशभाषित का यथेष्ट प्रयोग 
करके पूरा कर देता हैँ--भाण; स्याद्धतंचरितो नाना- 
वस्थान्तरात्मक:, एकाडू एक एवात्र निपुणः पण्डितो 
विटः: सा० द० ५१३, आगे के इलोक भी देखिये, 
उदा० वसंततिलक, म॒कुंदानन्द, लीलामधघुकर आदि | 

भाणकः | भण - ण्वल ] उद्धोषक, घोषणा करन॑ वालहा । 


भाण्डम | भाण्ड +-अच, भण -+-ड स्वार्थे अण्‌ वा-तारा० | 
. पात्र, बतेन, बासन (थाली, कटोरी गिलास 
आदि) -- नीलभांडम्‌ 'नील रखने का मटका इंसी 
प्रकार 'क्षीरभांडम' दूध की हांडी' सुरा', मद्य 
आदि, 2. संदृक, ट्रंक, पेटी, संदूकची - क्षुरभाड 
पंच ० १ 3. औजार या उपकरण, यंत्र 4. संगीत- 
उपकरण 5. सामान, बतेन, माल, पण्यसामग्री, दुकान- 
दार की वाणिज्यवस्तु--मथु रागामीनि भाण्डानि-पंच ० 
१ 6. माल की गाँठ 7. (आलं०) कोई भी मूल्यवान्‌ 
संपत्ति, निधि--शान्तं वा रघनन्दन तदुभय तत्पुत्र- 
भाण्ड हि मे उत्तर० ४।२४ 8. नदी का तल 9. घोड़ं 
की जीन या साज 0. भंडती, मसखरापन,-- भण्डा 
(पुं०,ब०व० ) बतेन, पण्यसामग्री । सम० अ(आ ) गार, 
--रम भंडारधर, सामान का कोठा (शा० जहाँ घर 
का सामान और बतेन आदि रक्‍खे जाते हैं) - भांडा- 
गाराण्यक्ृत विदुषां सा स्वयं भोगभाजि---विक्रमांक ० 
१८।४५ 2. कोष, ज्ञान" 3. संग्रह, गोदाम, भंडार, 
--पतिः सौदागर,-पुटः नाई,-प्रतिभाण्डकस्‌ विनिमय 
सामान की अदलाबदली की संगणना,--भरकः बतंन 


. मजदूरी, 


( ७३६ ) 


की अन्तवेस्तु, - मल्यम्‌ बतंनों के रूप में पूजी,--शाला 
गोदाम, भण्डार । 

भाण्डक:,-कम्‌ [ भाण्ड-|- कन_] छोटा बतन, कंटोरा,-कम्‌ 
माल, पण्यसामग्री, बतेन । 

भाण्डारम [ भाण्ड-- ऋ-- अण्‌ ] गोदाम, भण्डार । 

भाण्डारिन्‌ (पुं०) [ भाण्डार-+इनि | गोदाम या भंडार 
का रखवाला । 

भाण्डि: (स्त्री०) [भण्ड -|-- इन पृषो ० साधु:] उस्तरे का घर, 
पेटी । सम० -वाहः नाई,--ज्ञाला नाई की दुकान । 

भाण्डिक:,-लः [ भाण्ड--ठन्‌, भांडि-|- लच्‌ ] नाई। 

भाण्डिका [भाण्डि-| कन्‌ +-टाप्‌ ] उपकरण, औजार, यन्त्र । 

भाण्डिनी [ भाण्ड --इनि --डीप ] पेटी, टोकरी । 

भाण्डोर: [ भण्ड ---ईरचू, पृषो० साधु: ] बड़ का या गूलर 
का वक्ष । 

भात (भू० क० कृ०) [ भा+क्त ] चमकता हुआ, जगर- 
मगाता हुआ, चमकीलछा,--तः उषःकाल, प्रभात, 
प्रातः:काल । 

तिः (स्त्री०) [ भा--क्तिन ] . प्रकाश, चमक, कान्ति, 

आभा 2. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान या प्रतीति । 

भातुः [ भा--तुन्‌ | सूर्य । 


भाद्री (भाद्रपदी) --अण्‌ ] चांद्रवर्ष के एक मास का 
नाम (अगस्त और सितम्बर के मास में आने वाला), 
पैदा: (स्त्री०-ब० व०) पच्चीसवाँ और छब्बीसवाँ 
नक्षत्र (पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपदा ) । 

भाद्रपदी, भाद्वी [ भाद्रपद +-डीष, भद्रा -अण --डीष |] 
भाद्रपद मास को पृणिमा । 

भाद्मातुरः | भद्रमातु रपत्यम -भद्रमात्‌ +#+ अण, उकारा- 
देश: ] सती साध्वी माता का पुत्र । 

भानम्‌ [भा भावे ल्यूट ] !. प्रकट होना, दृश्यमान 
2. प्रकाश, कान्ति 3. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान । 

भानुः | भा+नु ] !. प्रकाश, कान्ति, चमक 2. प्रकाश- 
किरण-मण्डिताखिलदिक प्रान्ताइचण्डांशो: पान्तु भानव: 
“भामि० १।१२९, शि० २।५३,मनु० ८।१३२ 3. सूय, 
+“भानु: सकृयुक्‍ततुरंग एव--श० ५।४, भीमभानोौ 
निदाघे--भामि ० १।३० 4. सौन्दयं 5. दिन 6. राजा, 
राजकुमार, प्रभु 7. शिव का विशेषण--स्त्री० सुन्दर 
स्‍त्री। सम० -केश (स) रः सूर्य,--जः शनिग्रह 
“5दिनम्‌, -वारः रविवार, इतवार । 

भानुसत्‌ (वि०) [भानु+मतुप] !. ज्योतिर्मानू, चमकीला, 
जगमग करता हुआ 2. सुन्दर, मनोहर -पुं० स्य कु० 
३।६५, रघु० ६३६ कतु० ५१२, ती दुर्योधन की 
पत्नी का नाम । 

भासिनी | भाम्‌ू--णिनि+डीप्‌ ] ॥. सुन्दर तरुणी, 
कामिनी--रघु० ८।२८ 2. कामुको स्त्री (बहुत प्यार 


भाद्र:, भादपदः [ भाद्रपदी वा पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे 


के कारण एसी स्त्री के लिए “चंडी' शब्द भी प्रयुक्त 
हुआ हैं )-उपचीयत एवं कापि शोभा परितो भाभिनि 
ते मुखस्य नित्यमू--भाभि० २।१। 

भारः [ भृ+घञा ] !. बोझ, वजन, तोल (आल० से 
भी ) कुचभारानभिता न योषित:--भत्‌ ० ३।२७, इसी 
प्रकार--श्रोणीभा र--मेघ ० ८२, भार: कायो जीवित 
वजद्लकीलम--मा ० ९।३७, 2. (आक्रमण आदि का ) 
धक्का, (युद्ध आदि का) अत्यन्त घिचपिच भाग 
--उत्तर० ५।५ 3. अतिरेक, मार या उड़ान--रघु ० 
१४|६८ 4. श्रम, मेहनत, आयास 5. राशि, बडी मात्रा 
--कच", जटा” 6, २००० पल सोने के तोल के 
बराबर 7. बोझा ढोने के लिए जूआ । सम ०-आक़ान्त 
(वि०) बोझ से अत्यन्त दबा हुआ, अधिक बोझा 
लिए हुए,--उद्दहः कुली, बोझा ढोने वाला,--उपजीव- 
नम बोझा ढोकर जीवन-यापन करना, कुली का 
जीवन,-यष्टि: बोझ उड़ाने की लकड़ी,--वाह (वि०) 
(स्त्री ०-भारोही ), बोझा ढोने वाला,--वाहः बोझा ले 
जाने वाला, कुली,---वाहनः बोझा ढोने वाला जानवर 
(नम्‌ ) गाड़ी, मालगाड़ी का डिब्बा,-- बाहिकः कुली, 
“सह (वि०) जो अधिक बोझा उठा सके, (अतः) 
बहुत मजबत, बलवान, हरः, - हारः बोला ढोने 
वाला, कुली, -हारिन (पुं०) कृष्ण का विशेषण | 


भारण्ड: [ ? | एक प्रकार का काल्पनिक पक्षी जिसका 
वर्णन केवल कहानियों में पाया जाता हूँ (“भारुंड' 
भी ) पंच० ५।१०२ । 

भारत (घि०) (स्त्री० -ती ) [ भरत--अण्‌ | भरत से 
संबन्ध रखने वाला या भरत को सब्तान,-त: . भरत 
की सन्‍्तान 2. भारतवर्ष या हिन्दुस्तान का निवासी 
3. अभिनेता, - तम्‌ . भरत का देश, भारत - शि० 
१४॥५ 2. संस्कृत में लिखा हुआ एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
महाकाव्य जिसमें अनन्त उपाखझुयानों के साथ भरतवंशी 
राजाओं का इतिहास पाया जाता हे (व्यास या क्ृष्ण- 
द्रपायन इसके रवयिता माने जाते है परन्तु यह जिस 
विशाल रूप में आज मिलता ह निश्चित रूप से अनेक 
व्यक्तितयों की रचना हैँ) -श्रवर्णांजलिपुटपेयं विरचित- 
वान भारताख्यमम॒तं य:, तमहम रागमक्ृष्णं कृष्णद्वपा- 
यन॑ बंदे--त्रेणी० १।४, व्यासगिरां निर्यासं सार 
चिश्वस्य भारतं वन्दे, भूषणतयव संत्ञां यदड्रितां 
भारती वहति-आर्या० ३१,-ती वाणी, वाच्य, वचन, 
वाणी-प्रवाह भारतीनिर्घोष:--उत्त र० ३+ तमर्थमिव 
भारत्या सुतया योकक्‍्तुमहेसि-कु० ६७९ नवरसरुचिरां 
निरमितिमादधती भारती कवेजंयति--काव्व० १ 
2. वाणी की देवता, सरस्वती 3. विशेष प्रकार को 
रोली - आरती संस्कृतप्रायों वाग्व्यापारों नठाश्नयः-- 
सा० द० २८५ 4. लवा, बटर । 


( ७३७ ) 


भारद्वाज: [ भरद्वाजस्थापत्यम--अण्‌ ] . कौरव पांडवों 
की सनिक शिक्षा के आचाय गुरु द्रोण 2. अगख्स्य 
का नामान्तर 3. मद्भलग्रह 4. चातक पक्षी,--जम्‌ 
हडडी । 

भारवः [| भार वाति--वा-+-क | घनष की डोरी । 

भारविः [ ? | किरातार्जतीय नामक संस्क्ृतकाव्य के 
रचयिता,--तावद्धा भारवेरभाति यावन्माघस्य नोदय:, 
उदिते च पुनर्माधे भारवेर्भा रवेरिव, भारवेरथ्थंगौरवम 
>-उद्धट।.... 

भारिः [ इभस्य अरि: पृषो ० साथ: | सिंह । 

भारिक, भारित्‌ (वि०) | भार-ठक्‌, इनि वा ] भारी 
“-पं० बोझा ढोन वाला, कुली । 

भागः | भग--अण्‌ ] भगें देश का राजा । 

भागवः | भुगोरपत्यम अण्‌ ] 7. श॒क्राचायं, शुक्रग्रह का 

शास्ता और असुरों का आचाय 2. परशुराम, दे० 
परशराम 3. शिव का विशेषण 4. घनधर 5, हाथी । 
सम०-- प्रियः हीरा । 

भागवों [ भागव--छीप | !. दूब 2. लक्ष्मी का विशेषण । 

भाय: [ भ्‌ू+ण्यत्‌ ] सेवक, पराश्रयी (भरण-पोषण किये 
जाने के योग्य) 

भार्या [भततुं योग्या|-भाय-- टाप्‌] . धर्मपत्नी--सा भार्या 
या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती, सा भार्याया 
पतिप्राणा सा भार्या या पतिब्रता--हि० १।१९६ 
2. मादा जानवर । सम ०---आट (वि० ) अपनी पत्नी 
के वेश्यापन से जीवन निर्वाह करने वाला,--ऊढ (वि०) 
विवाहित (पुरुष )-भायोंढें तमवज्ञाय--भट्टि ० ४॥१५, 
--जितः पत्नी से प्रभावित पति, जोरू का गूलाम । 

भायरि: [ भार्या--%ऋ--उण्‌ ] !. एक प्रकार का मृग 
2. उस बालक का पिता जो अन्य पुरुष की पत्नी से 
उत्पन्न हो । 


भालम [| भा-लच ] मस्तक, ललाट--यद्भघात्रा निजभाल- 

पट्टलिखितं स्तोक॑ महद्रा धनम्‌--भत ० २।४९, (स्मर- 
) वपु: सद्यो भालानलभसितजालास्पदमभत्‌-भामि ० 

१।८४ 2. प्रकाश 3. अधकार | सम०-- अड्ू४ . भाग्य- 
वान्‌ पुरुष जिसके मस्तक पर भाग्य रेखा विराजमान 
है 2:-शिव का विशेषण 3. आरा 4. कछवा,---चन्द्रः 
. शिव का विशेषण 2. गणंश का विशेषण,--दशनम 
सिदूर,--दर्शिन्‌ (वि०) 'मस्तक या ललाट को देखते 
वाला अर्थात्‌ वह नौकर जो अपने स्वामी की इच्छाओं 
के प्रति सावधान रहता है,-दश (पं०)--लछोचनः 
शिव का विशेषण,--पहुः,--ट्टूमू मस्तक, ललाट । 

भालः [ भू+उण्‌, वृद्धिः, रस्य लः ] सूय । 

भालुक, भालूक, भाल्लुक, भाल्लक | भलते हिनस्ति प्राणिन: 
--भल्‌|-उक, (ऊक)--अणू, भल्लु (ल्छू)-क 
+अण्‌ | रीछ, भाल । 


९२ 


नजर 


भावः [ भू भावे घञ् ] !. होना, सत्ता, अस्तित्व--नासतो 
विद्यते भाव:--भग० २॥१६ 2. होना, घटित होना, 
घटना 3. स्थिति, अवस्था, होने की अवस्था--लता- 
भावेन परिणतमस्या रूपम--विक्रम ० ४; कातरभाव:, 
विवणभाव: आदि 4. रीति, ढंग 5. दर्जा, स्थिति, पद 
हसियत--देवीभावं गमिता--काव्य० १०, इसी प्रकार 
प्रेष्मभावम, किकरभावम्‌ 6. (क) यथार्थ दशा या 
स्थिति, यथाथता, वास्तविकता--भग० १०८ (ख़) 
निष्कपटता, भक्ति--त्वयि मे भावनिबन्धना रति 
--रघु० ८।५२, २।२६ 7. सहज गण, चित्तवत्ति, 
प्रकृति, स्‍्वभाव--उत्तर० ६।१४ 8. झुकाव या मनो- 
वृत्ति, भावना, विचार, मत, कल्पना--पंच ० ३।४३, 
मन्‌० ८।२५ ४६५ 9. भावना, संबंग, रस या मनो- 
भाव--एको भावः--पंच० ३॥६६, कु० ६॥९५, 
(नाट्य विज्ञान या काव्यरचना में भाव बहुधा दो 
प्रकार के होते हँ--प्रधान या स्थायीभाव, तथा गौण 
या व्यभिचारिभाव । स्थायिभाव गिनती में आठ या 
नो हैं, तदनुसार अपने २ स्थायिभाव से युक्त रस भी 
आठ या नो हैं। व्यभिचारिभाव गिनती में तेंतीस या 
चौंतीस हैं तथा स्थायिभावों का विकास करने एवं 
संवधन करने में सहायक होते हैं, इनके कुछ भेंदों की 
परिभाषा तथा गिनती के लिए--रस० का प्रथम 
आनन या काव्य० का चौथा समुल्लास देखो) 0. प्रेम, 
स्नेह, अनुराग--६नन्‍्द्वानि भाव॑क्रिंयया विवतद्रः--कु० 
३।३५, रघृ० ६।३६ (. अभिप्राय, प्रयोजन, सारांश, 
आशय; इति भाव: (प्रायः भाष्यकारों द्वारा प्रयक्‍त ) 
2. अर्थ, आशय, तात्पयं, व्यंजना मा० १२५ 
3. प्रस्ताव, संकल्प 4. हृदय, आत्मा, मन-तयोविवृत- 
भावत्वात्‌ू--मा० १।१२, भग० १८।१६ 5. विद्यमान 
पदार्थ, वस्तु, चीज, तत्त्वार्थ-जगति जयिनस्ते ते भावा 


नवेन्द्कलादय:--मा० १।१७, ३६, रघ० ३।४१, 
उत्तर० ३।३२ 6, प्राणी, जीवधारी जन्तु 7. भाव- 
मय मनन, चिन्तन (-"->भावना ) 8. आचरण, गति- 
विधि, हावभाव 9. प्रीति द्योतक हावभाव या रस 
की अभिव्यक्ति, प्रेम संकेत--श० २।१ 20. जन्म, 
24. संसार, विश्व 22, गर्भाशग्न 23. इच्छाशक्ति 
24. अतिमानव शक्ति 25. उपदेश, अनुदेश 26. (नाटकों 

) विद्वान और सम्माननीय व्यक्ति, योग्य पुरुष 
(संबोधनशब्द)-भाव अयमस्मि--विक्रम० १, तां खल 
भावेन तथव सब वर्ग्या: पाटिता:-मा० १ 27. (वब्या० 
में) भाववाचक संज्ञा का आशय, भावात्मक विचार 
--भावे क्‍तः 28. भाववाच्य 29. (ज्योति:--में-) 
जन्मकुंडली के स्थान 30. नक्षत्र | सम०---अनुग (वि०) 
स्वाभाविक, (गा) छाया,--अन्तरम्‌भिन्‍न स्थिति 
-- अर्थ: . स्पष्ट अर्थ या ध्वनि (किसी शब्द या 


भावन (वि०) 


$ ७२८ ) 


पदोच्चय की) 2. विषय-सामग्री,--आक्तम्‌ मन के 
(गुप्त) विचार--अमरु ४,-आत्मक (वि०) वास्त- 
विक, यथार्थ,--आभासः भावना का अनकरण, बनावटी 
या मिथ्या संवेग.--आलोना छाया,-- एकरस (धि०) 
केवल (निष्कपट) प्रेम के रस से प्रभावित--कु० 
५।८२,--गम्भोरम (अव्य०) . हृदय से, हृदयतल से 
2. गंभीरता के साथ, संजीदगी से,--- गम्य (वि०) मन 
से जाना हुआ-मेघ० ८५,-ग्राहिन (वि०) 4. आशय 
को समझने वाला 2. मनोभाव की कदर करने 
वाला,--जः कामदेव,--ज्ञ--विद्‌ (वि०) हृदय को 
जानने वाला,--द्शिन (वि०) दे० “भालदशिन्‌ , 
--जन्‍्यन (वि० ) हृदय को मुग्ध करने वाला या बांधन 
वाला, हुदयों कड़ी को जोड़ने वाला--रघु ० 


२।२४,-- बोधक (वि०) किसी भी भावना को प्रकट 
करने वाला,--भिक्षः योग्य' व्यक्ति, सज्जन पुरुष 
(नाटकों में प्रयक्‍त),--रूप (वि०) वास्तविक, यथाथ, 
--वचनम्‌ भावात्मक विचार को प्रकट करने वाला, 
क्रिया की भावाशयता को वहन करने वाला,-- वाचकम्‌ 
मभाववाचक संज्ञा:र-शबलत्वमन्त नाना प्रकार के संवेगों 
और भावों का मिश्रण (भावानां बाध्यवाघकभा व- 
मापन्नानामुदासीनानां वा व्यामिश्रणम-रस० तद्गत 
उदाहरण दे ० ),--शनन्‍्य (वि०) यथार्थ प्रेम से रहित 
--सन्धिः दो संवेगों का मेल या सह-अस्तित्व-- ( भाव- 
सन्धिरत्योन्यानभिभतयो रन्योन्या भिभावनयी ग्य यो 
सामानाधिकरण्यम्‌ू--रस० दे० तदगत उदाहरण) 
(वि० ) भावमनस्क, भक्त,-सर्गं: मानसिक 
सष्टि अर्थात मानव की मनहशक्तियों की सृष्टि और 
उनका प्रभाव (विप० भौतिक सर्ग या भोतिक संष्टि) 
--सथ (वि०) आसक्त, अन रक्त, कु० ५।५८,-स्थिर 
(वि०) मन में दृढ़तापूवक जमा हुआ--श० ५।२, 
स्निग्ध (वि०) स्नेह॒सिक्त, सत्यनिष्ठा पूर्वक 
आसक्त--पंच ० १।२८५ । 


भावक (वि०) | भू+णिच्‌-ण्वलू ] . उत्पादक, प्रका- 


शक 2. कल्याणकारक 3. उत्प्रक्षक, कल्पना करने 
वाला 4. उदात्त और सुन्दर भावनाओं के प्रति रुचि 
रखने वाला, काव्यपरकरुचि रखने वाला,-कः . भावना 
मतोभाव 2. मनोभावों (विशेष कर प्रेम के) को 
बाहर प्रकट करना । 

(स्त्री०--नी ) [| भू+॑णिच्‌--ल्यूट | 
उत्पादक--दे ० ऊ० भावक,--नः . निमित्त कारण 
2. सष्टिकर्ता-मा० ९।४ 3. शिव का विशेषण-नम 
--ना . पैदा करना, प्रकट करना 2. किसी के हितों 
को अनप्राणित करना 3. संप्रत्यय, कल्पना, उत्प्रक्षा 
विचार, घारणा --मधूरिपुरहमिति भावनशीला-गीत ० 
६. या भावनया त्वयि लीना-४, पंच० ३।१६२ 4. भवित 


भावना, निष्ठा-- पंच० ५।१०५ 5. मनन, अनध्यान, 
भावात्मक चितन 6. कल्पना, प्राक-कल्पना 7. भिरी 
क्षण, गवेषणा 8. निर्चयन, निधारण-याज्ञ ० २।१४९ 
9. याद करना, प्रत्यास्मरण 40. प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्ञान 
4. (तक ० में) प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न स्मृति का 
का रण-दे ०, तक ० में भावना और 'स्मृति' 2. प्रमाण 
प्रदशंत, यक्ति 3. सिक्‍त करना, सराबोर करना 
किसी सूखे चूर्ण को रस से भिगोना 4. सुवासित 
करना, फलों और सुगंघित द्र॒व्यों से सजाना । 


भावाट: | भावं॑ भावत वा अटति--अट्‌ -+अणू, अच वा | 


. संवेग, आवेश, मनो भाव 2. प्रेम की भावना का बाह्य 
संकेत 3. पुण्यात्मा या पृण्यशील व्यक्ति 4. रसिक 
व्यक्ति 5. अभिनेता 6, सजावट, वशभषा । 


भाविक (वि०) (स्त्री०--की ) . प्राकृतिक, वास्तविक, 


अन्तहित, अन्तर्जात 2. भावकतापू्ण, भावुकता या 
भावना से व्याप्त 3. भावी समय,--कम्‌ 4. उत्कट प्रम 
से पूर्ण भाषा 2. (आलं० में) एक अलकार का नाम 
जिसमें भूत ओर भविष्यत्‌ का इस बिशदता से वर्णन 
किया गया हो कि वस्तुतः वर्तमान प्रतीत हो। मम्मट 
को दी हुई परिभाषा--प्रत्यक्षा इव यद्धावा: क्रियन्ते 
भूतभाविन:, तड्भजाविकम्‌--काव्य ० १० । 


भावित (भू० क० कृ०) | भू+णिच्‌+क्‍्त ] (. पैदा 


किया गया, उत्पादित 2. प्रकटीकृत, प्रदशित, निदर्शित 
--भावितविषवेगविक्रिय: -- दश ० 3. लालन-पालन 
किया गया, पाला पोसा गया 4. संव्यक्त किया गया, 
कल्पना किया गया, कल्पित, कल्पना में उपन्यस्त 
5. चिब्तित, मनन किया गया 6. बनाया गया, रूपा- 
न्तरित किया गया 7. मननन द्वारा पावत किया गया-- 
दे० भावितात्मन्‌ 8. सिद्ध, स्थापित 9. व्याप्त, भरा हुआ 
संतप्त, प्रेरित 40. डबाया गया, सराबोर, मग्न 
. सुवासित, सुगंधित 42. मिश्चित,-तम गणन प्रक्रिया 
द्वारा प्राप्त गुणनफल । सम०--आत्मन्‌ --बुद्धि 
(वि०) 4. जिसका आत्मा परमात्म-चिन्तन से पवित्र 
ही गया हें, जिसने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया 
है 2. विशुद्ध,, भक्त, प्रण्यशील--पंच० ३।६६ 
3. चिन्तनशीरलू, मनस्वी-- रघ० १।७४ 4. व्यस्त, 
व्यापत---शि० १२॥३८ । 


भमावितकम्‌[ भावित-+-कन्‌ ] गुणनप्रक्निया द्वारा प्राप्त 


गणनफल, तथ्यविवरण । 


भावित्रम | भू+णि--त्रन्‌ू] तीन लोक- (स्वर्गंलोक, 


मत्यलोक और पाताल लोक) 


भाविन्‌ (वि०) [ भू+इनि, णिच्‌ ] . होनहार, होने 


वाला,--भृत्यमावि--रघु० ११।४९ 2. होने वाला, 
भविष्य में घटने वाला, आगे आने वाला-- लोकेन 
भावी पितुरेव तुल्य:--रघु० १८।३८, मेघ० ४१ 


( ७३९ ) 


3. भविष्य--समतीतं वे भवच्च भावि च--रघु ० 
८७८, प्रत्यक्षा इव यद्भावा: क्रियन्ते भूतभाविन: 
--काव्य ० १०, ने० ३।११ 4. होने के योग्य 5. अव- 
इ्यंभावी, भवितव्य, प्राहुनियत या पूर्वनिदिष्ट---यद- 
भावि न तडद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा--हि० १ 
6. उत्कृष्ट, सुन्दर, भव्य,---नौ 4. सुन्दर स्त्री 2. उत्तम 
कली महिला--कु० ५।३८ 3. स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री । 


भावक (वि०) [ भू+उकझा ]३. होने वाला, घटने 


वाला 2. होनहार 3. समद्ध, प्रसन्न 4. शुभ, मंगलमय 
5. काव्य में रुचि रखने वाला, गृणग्राही,--कः बहनोई 
(बहुधा नाटकों में प्रयक्त ),--कम्‌ . प्रसन्नता, 
कल्याण, समृद्धि-स एतु वो दुश्च्ववनो भावुकानां 
परंपराम---काव्य ० ७ (“अप्रयक्तत्व नाम काव्य 
श 8.3 

रचना के दोष का उदाहरण 2. प्रेम ओर प्रणयोन्माद 
से पूर्ण भाषा ! 


भाव्य (वि०) [ भू+ण्यत | !. होने वाला, घटित होने 


भाष्‌ 


वाला, प्राय: 'भवितव्यम्‌ की भाँति भावरूप में प्रयुक्त 
-+कि तेर्भाव्यं मम सुदिवर्स:-- भतूं० ३।४ 2. भविष्य 
3. अनुष्ठेय या जो पुरा किया जाय 4. सोचे जाने 
या कल्पना किये जाने योग्य 5. सिद्ध या प्रदर्शित 
किये जाने योग्य 6. निर्धारण या गवेषणा किये जाने 
योग्य,--व्यम्‌ 4' प्रारब्ध, अवश्यंभावी 2. भवितब्यता । 


(भ्वा० आ० भाषते, भाषित) 4. कहना, बोलना, 
उच्चारण करना--त्वयकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ 
--कु० ५।८१, बहुधा द्विकमंक,--भीतां प्रियामेत्य 
वचो बभाषे--रघु० ७६६, आखण्डल: काममिदं 
बभाष---कु० ३१११, भट्टि० ९।१२२ 2. बोलना, 
संबोधित करना--किंचिद्विहस्यार्थर्पति बभाषे--रघु० 
२।४६, ३॥५१ 3. बोलना, घोषणा करना, प्रकथन 
करना--क्षितिपालमुच्चे: प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव 
--रघु० २।५१ 4. बोलना, बातें करना 5. नाम लेना, 
पुकारना 6. वर्णन करना,--अनु , बोलना, कहना 
2. समाचार द्वेना, घोषणा करता--मनु० ११॥२२८, 
अप---,झिड़कना, बुरा भला कहना, बदनाम करना, 
निन्‍दा करना, बुराई करना--अहमणुमात्र न किंचि- 
दपभाष--भामि० ४।२७, न केवर्रू यो महतो5परभाषते 
श्रुणोति तस्मादपि यः: स पापभाकू--कु० ५।८३, 
अभि---, !. बोलना, भाषण देना--मनु० २।१२८ 
2. बोलना, कहना 3. प्रकथन करना, घोषणा करना, 
कहना, सम्राचार देना 4. वर्गन करना, आ-,. बोलना, 
भाषण देना,--वशम्पायनइचन्द्रापीडमाबभाष--का ० 
११७ 2. कहना, बोलना,--आभाषि रामेण वचः कनी- 
यान्‌ू--भट्टि ० ३॥५१, परिं--,परिपाटी स्थापित 
करना, औपचारिक रूप से बोलता, प्र--,कहना, 


बोलना---स्थितथी: कि प्रभाषंत--भग० २।॥५४, 

प्रति---,/. बदले में कहना, उत्तर देना-- भट्टि० 

५।३९ 2. कहना, वर्णन करना 3. एक के बाद बोलना, 
सनकर बोलना 4. नाम लेना, पुकारना- कामिनि 
तामपगीत्ति प्रतिभाषन्ते महाकवयः--श्रुत० ६, बि--, 
एऐच्छिक नियम के रूप में निर्धारित करना, सम्‌--, 
मिलकर बोलना, बातचीत करना--मनु० ८॥५५। 

भाषणम्‌ [ भाष्‌--ल्यूट ] . बोलना, बातें करना, कहना 
2. वकक्‍तृता, शब्द, बात 3. क्ृपापूर्ण शब्द । 

भाषा [ भाष--अहु-+-टाप्‌ ]!. वक्‍तृता, बात--यथा 
“चारुभाष: में 2. बोली, जबान--मनु० ८।१६४ 
3. सामान्य या देहाती बोली (क) बोली जाने वाली 
संस्कृत भाषा (विप० छंदस वा वंद )-विभाषा भाषा- 
याम्‌--पा० ६।१।१८१ (ख) कोई प्राकृत बोली 
(विप० संस्कृत) मनु० ८।३३२ 4. परिभाषा, वर्णन 
-स्थितप्रज्ञलस्य का भाषा-भग० २।५४ 5. सरस्वती का 
विशेषण, वाणी की देवी 6. (विधि में) अभियोग 
की चार अवस्थाओं में से पहली, शिकायत, आरोप, 
दोषारोपण । सम० - अन्तरम्‌ 4. अन्य वाणी या बोली 
2. अनुवाद,--पादः आरोप, शिकायत--दे ० “भाषा 
6 ऊपर,--समः एक अलंकार का नाम जिसमें 
शब्दक्रम का न्यास इस प्रकार किया जाता हूँ कि 
चाहे आप उसे संस्क्षत समझें और चाहे प्राकृत (कोई 
न कोई भेद)-उदा०--मज्जुलमणिमज्जीरे कलगम्भीरे 
विहारसरसीतीरे, विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे 
च गन्धसारसमीरे-- सा० द०, ६४२, (एबं इलोकः 
संस्कृतप्राकृतशो रसेनीप्राच्यावन्तीनागरापभ्रृशेष्वेकविध 
एव), कि त्वां भणामि विच्छेददारुणायासकारिणि, 
काम कुरु वरारोहे देहि मे परिरंभणगम--मा० ६।११, 
(यह संस्कृत या शौरसेनी में हैँ) इसी प्रकार ६१० । 

भाषिका [भाषा-कन्‌--टापू, हस्व:, इत्वम्‌] वकक्‍तृता, 
भाषा, बोली । 

भाषित (भू० क० कृ०) [भाष--क्‍्त] बोला हुआ, कहा 
हुआ, उच्चारण किया हुआ,--तम््‌ भाषण, उच्चा- 
रण, शब्द, बोली--मनु० ८।२६। सम०---पुंस्क 
“+उक्तपुस्क । 

भाष्यम [ भाष --ण्यत्‌ ] . बोलना, बातें करना 2, सामान्य 
या देहाती भाषा की कोई रचना 3. व्याख्या, वृत्ति, 
टीका जेसा कि 'वेदभाष्य' में 4. विशेषकर सूत्रों की 
वृत्ति जिसमें शब्दश: व्याख्या और टिप्पण होते हैँ 
(सृत्रार्थों वण्यंते यत्र परदे: सूत्रानुसारिभि:, स्वपदानि 
च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः )-संक्षिप्तस्याप्यतो5 
स्येव वाक्यस्यार्थंगरीयसः, सुविस्तरतरा वाचो भाष्य- 
भूता भवन्तु मे--शि० २।२४ 5. पाणिनि के सूत्रों पर 
पतंजलि का महाभाष्य । सम०---करः--कारः--कूत्‌ 


( ७४० ) 


(पुं०) . भाष्यकार, टीकाकार 2. पतंजलि । 

भास्‌ (स्वा० आ० भासक्तोमासित) 4. चमकना, जग- 
मगाना, जगमग करना--तावत्कामन पातपत्रसुषमं 
बिम्ब॑ बभासे विधो:--भाभमि० २।७४, ४।१८, कु० 
६।११, भट ० १०।६१ 2. स्पष्ट होना, विशद होना, 
मन में होना-त्वदज्ड्गरमा्देवे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते 
मालतीशदशभल्लेखाकदलीनां कठोरता--चन्द्रा ० ५।४२ 
3. प्रकट होना--प्रेर ० (भासयति-ते ) 4. चमकाना, 
देदीप्पमान करना, प्रकाशित करता--अधिवसंस्तनु- 
मध्वरदी क्षितामसमभासमभासयदीरव र:-- रघ्‌ ० ९१२ १, 
भग० १५।६ 2. ज़ाहिर करना, स्पष्ट करना, प्रकट 
करना--भट्टि ० १५।४२, अव---, 4. चमकना, कि० 
३।४६, 2. प्रकट होना, प्रकाशित होना, स्पष्ट होना 


--आहोस्विन्मतमवभासते युवत्या:--शि० ८।२९, 
आ-, प्रकट होना," ' "के समान चमकना,'*'की तरह 


दिखलाई देना--स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे--कु ० 
७।३, रघृ० ७।४३, १४।१२, उद्‌-, चमकना, के 
समान दिखाई देना,-निस--,वमकना--कि० ७।३६, 
प्रति--, !. चमकना 2. दिखलाई दना 3. स्पष्ट होना 
प्रकट होना, बि--, चमकना । 


भास्‌ (स्त्री०) [भास--क्विप्‌ | . प्रकाश, कान्ति, चमक 
“दशा निशेन्दीवरचारुभासा--न० २२।४३, रघु० 
९१२१, क० ७।३ 2. प्रकाश की किरण--कि० 
५॥३८, ४६, ९॥६, रत्न ० १।२४, ४।१६ 3. प्रतिबिब, 
प्रतिमा 4. महिमा, कीति, विभूति 5. लालसा, इच्छा । 
सम०--करः . सूय--शि० ११।६९ रघ० ११७, 
१२।२५ कु० ६।४९ 2. नायक 3. अग्नि 4. शिव 
का विशेषण 5. एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो ११वीं 
शताब्दी में हुए हैँ, (रम ) सोना, “प्रिय: लाल, 'सप्तमो 
माघशुक्‍्ला सप्तमी,--करिः शनिग्रह । 

भासः [भास्‌ भावे घञा ] . चमक, प्रकाश, कान्ति 
2. उत्प्रेक्षा 3. मर्गो 4. गिद्ध, 5. गोष्ठ, गौशाला 
6. एक कवि का नाम--भासो हासः कवथिकुलगरु 
कालिदासो विलास:--प्रसन्न० १।२२, मालवि० १। 


भासक (वि०) (स्त्री०-सिका) [भास्‌ +ण्वुल्‌ | . श्रकाश 
करने वाला, चमकाने वाला, रोशनी करने वाला 
2. दिखलाने वाला, विशद करने वाला 3. बोघगम्य 
बनाने वाला,--कः एक कवि का नाम । 

भासनम्‌ [भास्‌-+ल्‍ल्यूट] . चमकना, जगमगाना 2. ज्योति- 
मंय, द्तिमान्‌ । 

भासन्त (वि०) (स्त्री०-ती) [भास--झच, अन्‍्तादेश: | 
4. चमकदार 2. सुन्दर, मनोहर,--तः . सूर्य 2. चन्द्रमा 
3. नक्षत्र, तारा,--ती नक्षत्र । 

भासुः [मास-- उन] सूय । 

भासुर (वि०) [भास-+घुरच] . चमकीला, चमकदार 


इंध 


भव्य कि० ५१५५, रघु० ५॥३० .2. भयानक,-रः 

4, नायक 2. स्फटिक । 

([ बि० ) (स्त्री ०-नी ) | भस्मन-- अण मन्नन्तत्वात 
ते टिलोप:] राख से बना हुआ, राख वाला--शि० 
४६५ ॥ 

भास्वत्‌ (वि०) | भास+मतुप्‌, मस्य व: ] चमकोला, 
चमकदार द्युतिमान, देदीप्यमानू--कु० १।२, ६।६० 
पुं० . सूर्य --भास्वानदेष्यति हसिष्यति पद्धुजालि 
>-सुभा०, रघ० १६।४४ 2. प्रकाश, काब्ति, आभा 
3. नायक,--ती सूर्य की नगरी 

भास्वर (वि०) | भास-वरच्‌ ] चमकीला, प्रकाशमान, 
चमकदार, उज्ज्वल---र: 4. सू्य 2. दिन । 

भिक्ष्‌ (म्वा० आ० भिक्षते, भिक्षित) . पूछना, प्राथना 
करना, मांगना (ह्विकमंक )--भिक्षमाणो वन प्रियां 
--भट्टि ० ६।९ 2. याचना करना (भिक्षा की) 
यज्ञार्थ श॒द्राद्विप्रो भिक्षेतर कहिचित्‌--मन्‌ ० ११२४, २५ 
3. बिना प्राप्त हुए पूछना 4. क्लांत या दुखी होना । 


भिक्षणम, [ भिक्ष+ल्यूट, | मांगना, भिक्षा मांगता, 
भिक्षावृत्ति, भिखारीपन । 
भिक्षा [ भिक्ष+अ--टाप्‌ | !. मांगना, याचना करना 
प्राथना करना--मन० ६।५६ 2. दान के रूप में जो 
चीज दी जाय, भीख,-भवति भिक्षां देहि 3. मजदूरी 
भाड़ा 4, सेवा। सम०-अटनम्‌ भीख मांगते हुए 
घूमना (नः) भिखापरी, साध-भन्नम्‌ माँग कर प्राप्त 
किया गया अन्न, भीख,---अयनम्‌ (णम्‌ ) --भिक्षाटन, 
“-अधिन्‌ (वि०) भीख माँगने वाला (पुं०) भिखारी 
-अह (वि०) भिक्षा के योग्य, दान के लिए उपयुक्त 
पदार्थ--आशिन्‌ (वि०) . भिक्षा पर निर्वाह करने 
वाला 2. बेईमान,--उपजीविन्‌ (वि०) भिक्षा पर 
जीने वाला, भिखारी,--करणम भिक्षा लेना, भीख 
माँगना,-चरणम्‌,-चर्यम्‌,-चर्या भीख माँगते हुए घूमना 
--पात्रम भिक्षा ग्रहण करने का बेन, भीख के लिए 
कटोरा--इसी प्रकार भिक्षाभाण्डम, भिक्षाभाजनम 
-साणवः भिखारी बच्चा (तिरस्कार-सूचक शब्द) 
-वैत्ति: (स्त्री०) भीख माँग कर जीना, साध या 
भिक्षक का जीवन । 


बा (स्त्री०-की ) [ भिक्ष+पराकन्‌ |] भिखारी, साध 

प्त्‌क । 

भिक्षित (भू० क० क्ु०) [ भिक्ष+क्‍त ] याचना की गई, 
माँगा गया । 

भिक्ष्‌: [ भिक्ष+ उन ] त. भिखारी, साध--भिक्षां च 
भिक्षवे दयात्‌ू--मनु० ३।९४ 2. साधु, चौथे आश्रम 
म॑ पहुंचा हुआ ब्राह्मण (जब कि वह कुटम्ब, घर 
द्वार छोड़ कर केवल भिक्षा पर निर्वाह करता हैं) 

यासी 3. ब्राह्मण का चौथा आश्रम, संन्यास 


( ७४१ ) 


4. बौद्ध भिक्षुक। सम०--चर्या भिक्षा माँगना, 
साधु का जीवन,--सड्डू४ बोद्ध भिक्षुओं का समाज 
>5सड्भाती फटे पुराने कपड़े, चीवर । 
भिक्षुकः [ भिक्ष--उक्‌ ] भिखारी, साघु--मनु ० ६५१ । 
भित्तम [ भिद-क्त ] !. भाग, अंश 2. खण्ड, टूकड़ा 
3. दीवार, विभाजक दीवार । 


भित्तिः [ भिदू+क्तिन्‌ |] !. तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, 
बाँटना 2. दीवार, विभाजक दीवार, समया सोौघध- 
भित्तिम--दश ०, शि० ४॥६७ 3. (अतः) कोई स्थान, 
जगह या भूमि जिस पर कुछ किया जा सके, आधार, 
आश्रय--चित्र-कर्म रचनाश्नित्ति विना वर्तते--म्‌ द्रा ० 
२।४ 4. खण्ड, लव, टुकड़ा, अंश 5. कोई भी टूटी 
हुई वस्तु 6, दरार, तरेड़ 7. चटाई 8, कमी, खोट 
9, अवसर। सम०--खातनः चूहा,--चोरः सेंध 
लगा कर घर में घुसने वाला चोर,--पातनः 4. एक 
श्रकार का चू हा 2. चू हा । 

भित्तिका [ भिद--तिकन्‌+-टाप्‌ ] . दीवार, विभाजक 
दीवार 2. घर को छोटो छिपकली । 

भिद्‌ ] (म्वा० पर०--भिन्दति) बाँटना, टुकड़े २ करके 
बाँटने वाला। ॥ (रुघा० उभ० भिनत्ति, भित्ते, 
भिन्न) तोड़ना, फाड़ना, टुकड़े २ करना, काटकर 


अलग २ करना, फट जाना, छिद्र करना, बीच में से 


तोड़ना--अतिशी तलमप्यम्भ: कि भिनत्ति न भूभृत:ः 
-हि० ३।४५ तेषां कथ॑ं नु हृदयं न भिनत्ति छज्जा-- 
मुद्रा० २।३२४, शि० ८।३९, मनु० ३।३३ रधघु० ८।५५, 
१२।७७ 2, खोदना, उखेड़ना, खुदाई करना-उत्तर० 
१।२३ 3. बीच में से निकल जाना--पंच० १।२११, 
२१२ 4. बाँटना, पृथक्‌-पृथक्‌ करना -द्विधा भिन्ना 
शिखण्डिभि:--रघु ० १।३९, अप्रसन्न करना---रघु० 
१३।३ 5. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, तोड़ना, 
भंग करना--समयं हक्ष्पणो5उभिनत्‌--रघ्‌ ० १५।९४, 
निहतशच स्थिति भिन्दन्‌ दानवोध्सो बलद्विषा--भट्ठि ० 
७।६८ 6. हटाना, दूर करना--शि० १५८७ 
7. विषध्न डालना, रुकावट डालना--जैसा कि 
'समाधिभेदिन्‌ में 8. बदरूना, परिवर्तन करना, (न) 
भिदन्ति मन्दां गतिमसइ्वमुसख्य:--कु० १॥११ या 
विश्वासोपगमादभिन्‍न्नगतयः शब्द सहन्ते मंगाः 
”श० १।१४ 9. खिलाना, फूलाना, फलाना 
>सूर्याशुभिभिन्नमिवा रविन्दम्‌ --कु ० १।१२, नवोषसा 
भिन्नमिवंकपड्ूूजम्‌ू--श० ७।१६,  मेघ० १०७, 
0. तितरबितर करना, बखेरना, उड़ा देना--भिन्नसा- 
रज््यूथः:--श० १॥३३, विक्रम० १।१६ 7. जोड़ 
खोलना, वियक्त करना, पृथक्‌ २ करना - मुद्रा० 
३।१३ 42. ढीला करता, विश्नाम करना, घोलना 
“पयेंड्रूबन्धं निबिड॑ बिभेद--कु० ३।५९ व3. भेद 


खोलना, भण्डाफोड करना 4. भटकाना, उचाट करना 
5. भेद करना, विविदत करना । कमंवाच्य--भियते, 
. टुकड़े २ होना, फटना, थरथराना--मृच्छ ० ५२२ 
2. बांदा जाना, वियुक्त क्षिया जाना 3. फंलाना, 
खिलना, खिलाना 4. शिथिल या विश्वांत किये जाना 
--पभ्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीमू--रघु० ७।९, ६६ 
5. “पृथक होना (अपा० के साथ) रघु० ५।२३७, 
उत्तर० ४ 6. नष्ट क्षिया जाना 7. भंडाफोड़ किया 
जाना, धोखा दिया जाना, दूर चले जाना--षटकर्णो 
भिद्यते मन्त्र-पंच १।९९ 8. तंग, पीड़ित, या व्यथित 
किये जाना-प्रेर० भेदयति-- ते . खण्ड २ करना, 
फाड़ना, बाँटना फाडना आदि 2. नष्ट करना, विघटित 
करना 3. जोड़ खीलना, पृथक्‌ २ करना 4. भटकना 
5. सतीत्व या सत्पथ से डिगाना । इच्छा ० (घिभित्सति 
”तै) तोड़ने की अभिलाष करना, अनु--, बांटना, 
तोड़ डालना, उद्‌--, फूटना, जमना (पौ हे पैदा 
होना--कु० १।२४-रघ्‌ू ० १३॥२१, न 
. फाड़ना, फटकर अलग २ हीना, टूटना--भट्टि ० 
९।६७ 2. खीलना, धोखा देना--उत्तर ३।१, प्र--, 
. तोड़ना, फाड़ता, फ़ाड़कर पृथक २ करना 2. चूना, 
(हाथी के गण्डस्थल से ) कु० ५॥५०, प्रति--, पाड़ 
लगाना, भेदना, घुसना 2. भेद खोलना, धोखा देना 
3. झिड़कना, गाली देना, निन्दा करना-5प्रतिभिद्य 
कान्तमपराधकृतम्‌--शि० ९।५८, रघु० १९२२ 
4. अस्वीकार करना, मुकरना, 5. छूना, सम्पक करना 
--कु० ७॥३५, वि--, . तोड़ना फाड़ना 2. छंद 
करना, घुसना 3. बांटना, अलग २ करना 4. हस्तक्षेप 
करना 5. बखेरना, तितरबितर करना, समस्‌--, 
. तोड़ता, फाड़ कर टुकड़े २ करना, टुकड़े २ होना 
2. मिल जाना, संगठित होना, सम्बद्ध होना, मिश्रित 
होना, मिलाना, एक जगह रखना --अन्योन्यसंभिन्नदुशां 

सखीनाम्‌ 5 भा० १।३३, भद्ठि ० ७।५९ | रह 


भिदकः [भिद-- क्वुन] तलवार,--कम्‌ 7. हीरा, 2. इन्द्र 


का वचन | 


भिदा [भिद--अडः-- टाप्‌ | . तोड़ना, फटना, फाड़ता, 


चीरना--शि० ६।५ 2. वियोग 3. अन्तर 4 प्रकार, 
जाति, किस्म । ई 


भिदिः, भिदिरम भिदुः [भिद-इ, किरच्‌ कु वा| इन्द्र का 


व । 


भिदुर (वि०) [भिद-+- कुरच | +. तोडन वाला, फाडने 


वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला 2. भुरभ्रा, शीघ्र 
टूटने वाला 3. सम्मिश्रित, चितकबरा, मिला हुआ, 


संश्लिष्ट-नीलाइमयूतिशिदुराम्भसो5्परत्र-शि ० ४।२६, 


१९।५८,--रः ०्लक्ष वृक्ष,---रत््‌ वजच्र । 


भिद्यः [भिद्‌ --क्यप्‌ ] . वेग से बहने वाला दरिया 2. एक 


( ७४२ ) 


विशेष नद का नाम--तोयदागम इवोद्धचभिद्ययोर्ना- 
मधयसद॒शं विचेष्टितम्जरघुल११।८ (दे० मल्लि० ) 
भिद्रम [भिद-- रक्‌ | वज्च । 
भिनद (वि) पालः [भिन्‍्द--इन्‌ -- भिन्दि पालयति--पाल 
-+अण] . हाथ से फेंका जाने वाला छोटा भाला 
गोफिया, (गोफिया या गुलेल जसा एक उपकरण 
जिसमें रखकर पत्थर फेके जाय) । 


भिन्न (भू० क० कृ०) [भिद--क्‍्त, तस्य नः] 4. टूटा 
हुआ, फटा हुआ, टुकड़े टकड़े किया हुआ, फाड़ा हुआ 
2, विभकत, वियक्त 3. पृथक्क्ृत, विच्छिन्न, अलगाया 
हुआ 4. फलाया हुआ, फूलाया हुआ, खुला हुआ 
5. अलग, इतर (अपा० के साथ )--तस्मादयं भिन्न 
6. नानारूप विविध, 7. ढीला किया हुआ 8. संश्लिष्ट 
मिलाया हुआ, मिश्रित 9. विचलित 40. परिवर्तित 
4. प्रचण्ड, मदोन्‍न्मत व2. रहित, हीन, वंचित, 
(दे०भिद्‌ ),--ज्नः किसी रत्न में दोष या खोट,--न्नम 
. लव, खण्ड, टकड़ा 2. मंजरी 3. घाव, (छरे आदि 
भोंकने का )आधात 4. भिन्न राशि । सम ०--अड्जनस्‌ 
बहुत सी औषधिषों को पीसकर तैयार किया गया 
सुर्मा--प्रयान्ति' ** * * “भिन्नाञ्जनवर्णतां घना:--शि० 
१२।६८ मेघ० ५९, ऋकरतु० ३।५,-अथ्थः स्पष्ट 
विशद, सुबोध,--उदरः दूसरी माता से उत्पन्न 
सोतेला भाई,--करठ: मदोन्‍्मत्त हाथी (जिसके 
मस्तक से मद रिसता हे),->कूट (वि०) 
नेतृहीन (सेना आदि),-- क्रम (वि०) क्रमहीन, 
क्रमरहित,--गति (बि०) 7. पग छोड़ कर चलने 
वाला, 2. तेज चाल चलने वाला,-- गर्भ (वि०) 
(केन्द्र में) टटा हुआ, अव्यवस्थित,--गुणनम्‌ भिन्‍न 
राशियों की गृुणा,--घनः भिन्‍नराशि का त्रिघात, 
 “दक्षिन (वि०) अन्तर देखने वाला, आंशिक 
-प्रकार (वि०) अलग प्रकार या किस्म का, 
->भाजनम्‌ टूटा बतेन, ठीकरा,-- सर्सनू (वि० / 
मर्मस्थल में घाव खाया हुआ, प्राणघातक चोट 
आहत, -- मर्याद (वि०) जिसने उचित सीमाओं का 
उल्लंघन कर दिया है, निरादरय क्त,-आ:, तातापवा- 
दभ्िन्नमर्याद--उत्तर० ५ 2. असंयत, अनियंत्रित; 
--रुचि (वि०) अलग रुचि रखने वाला,--भिन्‍नरु- 
चिहि लोक:--रघ्‌ ० ६(३०,-लिड्रम-- वचनम्‌ रचना 
* में लिंग और वचन की असंगति-दे० काव्य० १० 
--वर्चस,--वर्चस्क (वि०) मलोत्सगे करने वाला, 
--वत्त (वि०) ब्रा जीवन बिताने वाला, परित्यक्त 
>जत्ति (वि०) 4. बुरा जीवन बिताने वाला, 
कुमार्ग का अनसरण करने वाला 2. अछग प्रकार को 
भावनाएं, रुचि या संवेग रखने वाला 3. नाना प्रकार 
के व्यवसाय करने वाला,--संहति (वि०) न जुड़ा 


हुआ, विधटित,--स्वर (वि०) . बदली हु ई आवाज 
वाला, हकलाने वाहा 2. बंसुरा,--हृदय (वि०) 
जिसका हृदय बींघ दिया गया हो--रघ्‌ृ० ११॥१९। 

भिरिटिका (स्त्री) एक प्रकार का पौधा, श्वेतग जा, सफेद 
घंघची । 

भिललः [ भिल-)- छक्‌ |] एक जंगली जाति । सम ०--गवी 
नील गाय,--तरुः लोप्रव॒क्ष, --भूषणम्‌ घंघवी का 
पौधा । 

भिल्लोट:,--टकः [ भिललप्रियम्‌ उरं पत्र यस्य ब० स०, 
भिल्लोट+कन्‌ |] लोधप्रवृक्ष । 

भिषज्‌ (पुं०) [ बिभेत्यस्मात्‌ रोग: भी--षक, हृस्वरव | 
. वेचद्य, चिकित्सक--भिषजामसाध्यम्‌ -- रघु ० ८।९३ 
2. विष्ण का नाम । सम० -जितम्‌ औषधि या दवा 
--पराज्ञ: कठवद्य,--वरः श्रेष्ठ वद्य । 


भिष्मा, भिष्मिका, भिस्‍सटा, भिस्सिटा (स्त्री०) भुना 
हुआ या तला हुआ अनाज | 

भिस्सा (स्त्री०) [ भस्‌-+-स, टाप्‌, इत्वम ] उबाले हुए 
चावल । 

भी (जुहो० पर० बिभेति, भीत) 4. डरना, भय खाना 
भयभीत होना-मृत्योविभेषि कि बारू, न स भीत॑ विम्‌- 
चति 4. रावणादबिभ्यतीं भुशम्‌--भट्ठटि ० ८।७०, शि० 

।४५ 2. आतुर या उत्कंठित होना (आ०)--प्रेर ० 

(भायर्यात ) डराना,--कुंचिकयेनं भाययति--सिद्धा ० 
( भापयते, भीषयते ) डराता, त्रास देना, संत्रस्त करना 
--मूंडो भापयते--सिद्धा ०, स्तनितेन भीषयित्वा घारा- 
हस्त: परामृशसि--मुच्छ ० ५।२८ । 

भी (स्त्री०) [ भी--विवप्‌ ] भय, डर, आतंक, संत्रास, 
त्रास, अभीः 'निर्भय-रघ ० १५।८, वपुष्मान वीतभी 
वॉग्मी दूतो राज्ञ: प्रशस्यते-- मनु० ७।६४ । 

भोत (भू० क० क्ृ०) [भी-+-क्त] ]. संत्रस्त, डराया हुआ, 
आतंकित, त्रस्त (अपा० के साथ) -न भीतो मरणा- 
दस्मि--मृच्छ ० १०१२७ 2. खतरे में डाला हुआ, 
आपदुग्रस्त ॥ सम०--भीत (वि०) अत्यन्त डरा 
हुआ । 

भीतड्ूगर (वि०) [ भीतं ---कृ-+-अण्‌ ] डराने वाला । 

भीतदूशरम्‌ (अव्य०) [ भीतं॑+कृ-+घक् | किसी को 
कायर के नाम से पुकारना । 

भीति: (स्त्री०) [ भी+क्तिन्‌ | . डर, आशंका, भय, 
त्रास 2. कंपकंपी, थरथराहुट। सम०--नाठि्तिकप्त 
भयभीत होने का नाट्य करना या हावमावा दिख- 
लाना । 

भीम (वि०) [ बिभेत्यस्मात्‌, भी अपादाने मक ] भया- 
नक, त्रास देने वाला, भयावह, डरावना, भीषण--न 
भेजिरे भीमविषेण भीतिमू--भतृं ०» २।८०, रघ्‌० 
१(१६, ३।५४,--मः 4. शिव्र का विशेषण 2, द्वितीय 


( ७४३ ) 


पाण्डव राजकुमार (यह पवन देव द्वारा कुन्ती से 
उत्पन्न हुआ था, बचपन से ही यह अपनी असाधारण 
शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, अतः इसका नाम भीम 
पड़ा । बहुभोजी होने के कारण इसे वृकोदर “भेड़िये 
के पेट वाला' भी कहते थे। इसका अचूक शत्त्र 
इसकी गदा थी । महाभारत के युद्ध में इसन महत्त्व- 
पूर्ण कार्य क्रिया और युद्ध के अन्तिम दिन अपनी 
अमोघ गदा से. दुर्योधन की जंघा को चीर दिया। 
इसके जीवन की कुछ पहली मृ्‌र्य घटनाएं हँ--हिडिब 
ओर बक राक्षस को पछाड़ना, जरासंध को परास्त 
करना, कौरवों के बिशेष कर दुःशासन के 
(जिसने द्रौपदी के प्रति अपमानजनक आच- 
रण किया ) विरुद्ध भीषण प्रतिज्ञा, दुःशा- 
सन के रक्त को पीकर प्रतिज्ञा की पूर्ति, 
जयद्रथ को पराजित करना, राजा विराट के यहाँ 
रसोइय के रूप में कीचक के साथ मल्लयू द्ध, तथा कुछ 
और कारनामें जिनमें उसने अपनी असाधारण वीरता 
दिखलाई । इसका नाम अपनी असीम शक्ति व साहस 
' के कारण छोक प्रसिद्ध ही गया) । सम०--उदरी 
उम्रा का विशेषण,--कर्मन (वि०) भयंकर पराक्रम 
वाला--भग० ?१।१५,--दशेन डरावनी शक्ल का, 
विकराल,--नाद (वि०) डरावना शब्द करने वाला, 
(दः ) . भयानक या ऊंची आवाज--शि० १५।१०, 
2. सिंह 3. उन सात बादलों में से एक जो सृष्टि के 
प्रलय के समय प्रकट होंगे,- पराक्रम (वि०) भयानक 
पराक्रम वाला,-रथी मनुृष्य के सतत्तरवें वर्ष में सातवें 
महीन की सातवीं रात (यह अत्यंत संकट का कार 
कहा जाता है) [सप्तसप्ततिमे वर्ष सप्तमे मासि 
सप्तमी, रात्रिभीमरथी नाम नराणामतिदुस्तरा।), 
>-रूप (वि०) भयानक रूप का.-- विक्रम (वि० 
भयानक विक्रमशील,-विक्रान्तः सिह,--बिग्रह (वि० । 
विशालकाय, डरावनी सूरत का,--शासनः यम का 
विशषण,--सेनः . द्वितीय पांडवराजकुमार 2. एक 
प्रकार का कपूर । 


भोमरम्‌ (नपुं०) युद्ध, लड़ाई । 
भीसा [ भीम--टाप्‌ ] !. दुर्गा का विशेषण 2. एक प्रकार 


का गंघद्र॒न्य, रोचना 3. हंटर । 


भोरु (वि०) (स्त्री०--”, रू) [ भी+क्र ] . डरपोक, 


कायर, भयपुक्त,-क्षांत्या भीर:--हि० २।२६ 2. डरा 
हुआ (बहुघा समास में) पाप,” अधर्म,' प्रतिज्ञाभंग" 
आदि,--९ः . गीदड़ 2. व्याप्र,--रू (नपृं०) चाँदी, 
सत्री० . डरपोक रस) 2. बकरी 3. छाया 4. कान- 
खज्रा । सम०-चतस्‌ ( पुं०) हरिण,--रन्श्नरः चल्हा, 
भट्टी,--सत्व (वि०) कायर, डरा हुआ,--हृदयः 
हरिण । 


भोरु (ल) क (वि०) [भी+क्रु+कन्‌, वलकन्‌ वा | 
. डरपोक, कायर, बृज॒दिल, साहसहीन 2. संकोची, 
--कः . रीछ 2. उल्ल 3. एक प्रकार का गन्ना,-कम्‌ 
जंगल, बन । 

भीरू (ल) (स्त्री०) [ भीरु--ऊडढ, पक्षे रलयोरभेंदः ] 
डरपोक स्त्री,-त्वं रक्षता भीर यतोध्पनीता--रघधु० 
१३।२४ । 

भोल (ल) कः [मी+क्‍क्लकन्‌ ] रीछ, भाल । 


भोषण (वि०) [ भी+णिच्‌+ल्यट, ष॒ुकागमः | व्रास- 
जनक, विकराल, डरावना, घोर, दारुण --भिम्यबि- 
डालेक्षणभीषणाम्य:--शि० _ ३।४५,--णः (साहित्य 
में) 7. भयानक रस--दे० भयानक 2. शिव का नाम 
3. कबृतर, कपोत,-णम्‌ भय को उत्तंजित करने वाली 
कोई भी वस्तु । $ 
भीषा [ भी+णिच्‌ +अडः--टाप्‌, षकागमः ] !. त्रास देने 
या डराने की क्रिया, धमकाना 2. डराना, ।स देना। 
भीषित (वि०) [ भी+णिच्‌+-क्त, पुकागमः ] डराया 
हुआ, संत्रस्त । 
भीष्म (वि०) [भी+णिच्‌ +मक्‌ षुकागसमः ] भया- 
नक, डरावना, भीषण, कराल,--ष्मः (साहित्य 
में) . भयानक रस, दे० भयानक 2. राक्षस, 
पिशाच, दानव, भूत-प्रेत 3. शिव का विशेषण 
4. शन्तन्‌ का गंगा से उत्पन्न पुत्र (शंतनु से गंगा 
में आठ पुत्र हुए, आठवाँ पुत्र यही था, पहले सात 
को के मर जाने के कारण यह आठवाँ पुत्र ही अपने 
की राजगही का उत्तराधिकारी था। एक बार 
राजा हंतनु नदी के किनारे धूम रहे थे तो उनकी 
दृष्टि सत्यकती नामक एक लावण्यमयी तरुणी कन्या 
पर पड़ी, वह एक मछूवे की बेटी थी । यद्यपि राजा 
ढलती उमर का था फिर भी उसके मन में उसके 
लिए उत्कट उत्कंठा जागरित हुई फलत: उसने इस 
अपन पुत्र को बातचीत करने के लिए भंजा । लड़की 
के माता पिता ने कहा कि यदि छत्तनु द्वारा हमारी 
पुत्री के कोई पुत्र हुआ तो, राजगद्दी का उत्तराधिकारी 
शंतन्‌ का पुत्र क्यिमान होने के कारण, उसे राजगद्ी 
न मिल सकेगी । परन्तु शंतनु के पुत्र ने अपने पिता 
को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने भीषण प्रतिज्ञा 
की कि में कभी राजगही पर नहीं बेढूँगा, और न 
कभी विवाह करूँगा जिससे कि किसी समय भी किसी 
पुत्र का पिता न बन सके अतः यदि आपको शी से 
मेरे पिता का कोई पुत्र होगा तो निश्चित रूप से वही 
राजगही का अधिकारी होगा । यह भीषण प्रतिज्ञा 
शीघ्र ही लोगों में विदित हो गई और तब से लेकर 
उसका नाम भीष्म पड़ गया । वह आजीवन अवि- 
वाहित रहा, और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने 


( ७४४ ) 


सत्यवती के पुत्र विचित्रवीयं को राजगद्टी पर बिठाया 
तथा काशिराज की दो कन्याओं के साथ उसका 
विवाह कराया, एवं अपने पुत्र तथा थपौन्नों (कौरव 
पांडवों) का अभिभावक बना रहा। महाभारत के 
युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ा, परंतु शिखंडी 
की सहायता से अजन ने यद्ध में भीष्म को घायल 
कर दिया, तब उसे 'शरशब्या पर रक्‍्खा गया । 
परन्तु अपन पिता से इच्छामत्य का वरदान पाने के 
कारण वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि 
उत्तरायण मे न प्रविष्ट हो, जब सूर्य ने वसन्‍्त विषव 
को पार किया तब कहीं उसने अपने प्राण त्याग । 
वह अपने संयम, बुद्धिमत्ता, संकल्प की दृढ़ता तथा 
ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति के कारण अत्यंत 
प्रसिद्ध ही गया) । सम०--जननी गंगा का विशेषण 
--पञुचकस्‌ कातिक शुक्‍ला एकादशी से पृणिमा 
तक के पाँच दिन (यह पाँच दिन भीष्म के लिए 
पावन माने जाते हेँ)। --सूः (स्त्री०) गंगा नदी 
का विशेषण । 


भीष्मक: | भीष्म--कन्‌ | . शन्‍्तन का गंगा से उत्तपन्न 


पुत्र 2. विदर्भ के राजा का नाम, जिसकौ पुत्री 
रुक्मिणो को कृष्ण उठा लाया था । 


भुकत (भू० क० कृ०) [भज्‌--क्त] . खाया हुआ 2. उप- 


भुक्‍्त, प्रयुक्त 3. भोगा, अनुभव किया 4. अधिक्त 
किया, (विधि में) अधिकार में लिया--दे० भृज्‌, 
-“कतम्‌ . उपभोग करने या खाने की क्रिया 2. जो 
खाया जाय, आहार 3. वह स्थान जहाँ किसी ने 
खाया हैं। सम०--उच्छिष्टम,---शैषः,--समुज्म्षितम्‌ 
किये हुए भोजन का अवशिष्ट, जठन, उच्छिष्ट अंश 
“भोग (वि०) (. जिसते कुछ भोगा है, या आनन्द 
उठाया हूँ, उपभोक्‍ता 2. जो प्रयक्त किया गया हैं, 
उपभुक्त, नियुक्त,--सुप्त (विं०) भोजन करके 
सोया हुआ । 


भुक्तिः (स्त्री०) [भुज्‌-|-क्तिन्‌] . खाना, उपभोग करना 


(विधि में) अधिकृत सामग्री, सुखोपभौग--पंच० 
३।९४, याज़्ञ ० २।२२ 3. खाना 4. ग्रह की देनिक 
गति । सम०-पश्रदः एक प्रकार का पीौघा, मंग, -वॉजित 
(वि०) जिसके उपभोग करने की अनुमति नहीं हैं । 


भ््‌ग्न (भू० क० कृ०) [भज्‌--क्त, तस्य नः] 4. झुका 


हुआ, बिनत, प्रवण--वायूभुग्ग, रुजाभुग्न आदि 
2, टढ़ा, वक्र--भट्टि ० ११।८, विक्रम० ४॥३२ 3. टूटा 
हुआ (भग्न का अथ) । 


भुज ! (तुदा० पर० भुजति, भुग्न) . झुकाना 2. मोड़ना, 


टेढ़ा करना । 7 (रुधा० उभ० भनक्षिति, भुंक्‍ते) 
, खाना, निगलना, खा पी जाता (आ० )-शयनस्थो 
न भुजीत--मनु० ४।७४, २।१४६, भेट्टि० १४९२, 


भग० २॥५,- 2. उपभोग करना, प्रयोग करता, 
(सम्पत्ति, भूमि आदि कौ)अधिकार में करना-विक्रम ० 
३।१, मन॒० ८।१४६, याज्ञ ० २।२४ 3. शारीरिक 
उपभोग करना (आ०)--सदय ब॒भुजे महाभुज:ः--रघु ० 
८।७, ४॥७, १५।१, १८।४, सुरूप॑ वा कुरूपं वा पुमानि 
त्येव भुज्जते--मन्‌ ० ९१४, 4. हुकूमत करना, शासन 
करना, प्ररक्षा करना, रखवाली करना (पर०)--राज्यं 
न्यासमिवाभुनकू-रघु ० १२।१८, एक: कृत्स्तां(घरित्रीं ) 
नंगरपरिघप्रांशुबाहुर्भूनक्ति ०--श० २।१४, 5. भोगना, 
सहन करना, अनुभव करना--वद्धों नसे दुःखशतानि 
भडवते-- सिद्धा ० 6, बिताना, (समय ) यापन करना 
--प्रेर० (भोजयति-ते) खिलाना, भोजन कराना, 
इच्छा ० (बभक्षति-ते) खाने की इच्छा करना आदि । 
अनु--उपभोग करना, (बुरेया 3 ले का) अनू भव 
करना, (ब्रे फल) भ्गताना-- वशदा स- 
चन्द्रिकाम्‌ (अन्वभुंक्त )--रघु० १९२९, कु० ७।५, 
उप--, . मजा लेता, चखना--तपसाम॒एभुज्जाना 
फलानि--कु० ६१०, 2. शारीरिक रूप से मजे लेना 
(यथा--स्त्रीसभोग ) 3. खाना या पीना--अधधोंप- 
भुक्तेन बिसेन --कु० ३।३७, पयः पुत्रीपभुंक्ष-- रघु ० 
२।६५, १।६७, भट्टि० ८।४०, 4. भोगना, सहन 
करना, झेलना--मनु ० १२।८, 5. अधिकार में करना 
रखना, परि--. खाना 2. उपयोग करना, आनन्द 
लेना-न खल च परिभोक्‍तुं नव शक्‍नोमि हातुम-श० 
५।१९ कि० ५१५, ८।५७, सम्‌--. खाना 2. उप- 
भोग करना 3. शारीरिक रूप से मजे लेना । 


भुज (व०) [भज्‌-+-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) खाने 


वाला, मज़े लेने वाला, भोगन वाला, राज्य करने 
वाला, शासन करने वाला, स्वधाभूजू, हुतभज्‌, पाप 
क्षिति' मही? आदि, (स्त्री०) 4. उपभोग 2. लाभ 


हित । 


भुजः [भमज्‌--क | 2. भजा--शास्यसि कियद्भजों मे रक्षति 


मौरवीकिणाइक इति--श ० १।१३ रघ० १।३४, २।७४ 
२॥५, 2. हाथ 3. हाथी का सड 4. झकाव, वक्र 
मोड़ 5. गणितविषयक आकृति का एक पाश्वे, यथा 
विभज जतिकोण! 6. त्रिकोण आघार। सम० 
- अन्तरम,--अन्तरालम्‌ हृदय, छाती---रघ ० ३।५४ 
१९।३२, मालवि० ५॥१०,--आपोडः भजपाज्ञ में 
जकड़ना, बाहों म॑ं लिपटाना,--कोटरः बगल,--ज्या 
आधार की हलम्बरेखा/ः”-दण्डःज्वाहुदंडः दलः,--लरूम्‌ 
हाथ,--बन्धनम लिपटना, आलिगन करना---घटय 
भूजबन्धनम्‌्--गीत ० १०, कु० २३।२९,--बलम-वोरयम्‌ 
भजा की सामथ्यं, पुटठों की ताकत,--भध्यम छाती 
--रघु० १३।७३,--मलम्‌ कंघा,--शिखरम--शिरस 
(नपुं०) कंधा,--सृत्रम आधार लंबरेखा । 


( ७४५ ) 


भुजग: [ भूृज्‌ भक्षण क, भुजः कुटिलीभवन्‌ सन्‌ गच्छति 
गम्‌--ड | सॉप, सप॑ - भुजगाह्लेषसंवीतजानो:-मुच्छ ० 
११, मेघ० ६० । सम०-- अन्तकः, - अशनः---आयो 
जिन्‌ (पुं०),--दारणः.--भोजिन (पुं०) 4. गरुड़ 
मोर 3. ओर नंबले का विशेषण,---ईश्वरः--- राज 
शंष के विशेषण | 
भुजड्गः [| भमुजः सन गच्छति गम्‌--खच, मम्‌ डिच्च | साँप 
सर्प--भुजडःगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌-भर्ते ० 
२।४ 2. उपपति, रसिया या सौन्‍्दय प्रेमी - अभमिरेषा 
भूजज़्भड्िभाषितानाम - का० १९६ 3. पति, प्रभ 
4. लौंडा, इललती 5. राजा का लम्पट मित्र 
6. आइलेषा नक्षत्र 77 आठ की संख्या । सम०- इन्द्र 
नागराज शेषनाग का विशेषण, - ईशवः . वासुकि का 
विशेषण 2. दोषनाग का विशेषण 3. पतञ्जलि का 
विशेषण 4. पिंगल मनि का विशेषण--कन्या साँप की 
तरुणी कन्या,- भम्‌॒ अहलेषा नक्षत्र,--भज ( तुं०) 
, गरुड का विशेषण 2. मोर,--लछूता पान की बेल 
तांबूली,---हन्‌ (षुं०) गरुड का विशेषण दे० भजगां- 
तक आदि । 


भुजहझुगमः | भुजं--गम्‌ +- खच्‌, मुम्‌ ] . साँप 2. राहु का 
विशेषण 3. आठ की संख्या । 

भुजा | भुजू-+ टाप्‌ | . बाहु, हाथ-- निहितभजा लतयक- 
योपकण्ठम्‌-- शि० ७।७१ 2. हाथ 3. साँप की कुंडली 
4. चक्‍कर, घरा । सम०--कणष्ट: अंगली का नाखन 
“दलः हाथ,-मध्यः 4. कोहनी 2. छाती,-मलम कन्धा । 

भुजिष्य: [ भज्‌-- किष्यन्‌ | 4. दास, नौकर 2. साथी 
3. पोहंची, सूत्र जो कलाई पर पहना जाय 4. रोग, 
- थया 4. परिचारिका, सेविका, दासी--अथांगदा- 
हिलिष्टभुजं भुजिष्या--रघु० ६।५३, मृच्छ० ४।८, 
याज़्ञ ० २।९० 2. वारांगना, वेश्या । 

भूण्ड (म्वा० आ०» भुण्डते) . सहारा देना, स्थापित 
रखना 2. चुनना, छांटना । 

भुभुरिका, भुभूरोी (स्त्री०) एक प्रकार की मिठाई । 


भुवनस [| भवत्यत्र, भू--आधारादौ-क्यन | 4. लोक 
(लोकों के नाम या तो तीन है- त्रिभवनम- या 
चोदह--इह हि भुवनान्यन्ये घीराइ्चतुर्दंश भज्जते 
“>भतृ्‌० ३॥२३ दे० लोक भी, भवनालोकनप्रीति 
“-कु० २।४५, भवनाविदितम्‌- मेघ० ६ 2. पृथ्वी 
3. स्वर्ग 4. प्राणी, जीवधारी जन्तु 5. मनुष्य, मानव 
पानी 7. चौदह की संख्या । सम०--ईशः पृथ्वी 
का स्वामी, राजा,--ईइवरः 4. राजा 2. शिव का 
नाम,--ओकस्‌ (पुं०) देवता,-- त्रयम॒ त्रिलोकी 
(भूलोक, अन्तरिक्ष और द्युलोक; या स्वर्गलोक भूलोक 
और पाताल लोक ),--पावनी गंगा का विशेषण 
5 शासिन (पृं०) राजा, शासक । 


२९४ 


भुवन्यु | भू कन्यच्‌ | . स्वामी, प्रभ 2. सूर्य 3. अग्नि 
4. चन्द्रमा । 

भुवर, भुवस (अव्य०) [ भू०--असन ]. अन्‍्तरिक्ष, 
आकाश (तीनों लोकों में से दूसरा, भूलोक से ठीक 
ऊपर ) 2. रहस्यमय शबद, तीन व्याहृतियों में से एक 
(भर्भवः स्वः) । 

भुविस्‌ (१०) [ भू इसिन्‌, कित्‌ | समुद्र । 

भुशुण्डिः.-डो (स्त्री०) एक प्रकार का शस्त्र या अस्त्र । 

भ्‌। (भ्वा० पर०-(आ० विरलरू )-भवति, भत 4. होना 
घटित होना-- कथमयं भवेज्नाम, अस्याः किमभवते 
--मा० ९।२९ “उसके भाग्य का क्‍या हुआ- उत्तर० 
३।२७, यद्भावि तद्भवतु,-- उत्तर० ३, 'होने दो जो 
कुछ होता है इसी प्रकार दुःखितो भवति, हृष्टो 

,. _भवति आदि 2. उत्पन्न होना-- यदपत्यं भवेदस्याम 
-मनु० ९११२७, भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति 
यान्ति -- मृच्छ० १।१३ 3. फूटना, निकालना, उदय 
होना - क्रीघाड्भधवति संमोह:-भग० २॥६३, १४।१७ 
4. घटित होना, होना, उपस्थित होना--नाततायिवधे 
दोषो हन्तुभवति कश्चन-- मन ० ८।३५१, यदि संशयो 
भवेत्‌-- आदि 5. जीवित रहना, विद्यमान रहना 
-“ अभूदभूतपूवंः राजा चितामणिनाम- वास ०, अभू- 
प्रुपो विबुधसख: परन्तप:--भट्टि० १।१ 6. जीवित 


रहना, जिंदा रहना, साँस लेना- त्वमिदानीं न 
भविष्यसि-श० ६, आः चारुदत्तहतक अयं न भवसि 
--मृच्छ० ४, द्रात्मन्‌ प्रहर नन्‍वयं न भवसि-- मा० 
५ (तुम मर चुके हो, अब तुम्हें साँस नहीं आवेगा) 
भग० ११।३२-7. किसी भी दशा या अवस्था में 
रहना, अच्छी या बरी तरह बीतना-- भवान स्थले 
कथं भविष्यति-- पंच० २ 8. ठहरना, डटे रहना 
रहना-- उत्तर० ३॥३७ 9. सेवा करना, काम आना 
-+डदं पादोदक॑ भविष्यति-- श० १ 40,. संभव होना 
(इस अथ में प्रायः लटू लकार )-भवति भवान्‌ याज- 
यिष्यति - सिद्धा० 4. नेतृत्व करना, संचालन करना 
प्रकाशित करना (संप्र० के साथ )--वाताय कपिला 
विद्युत्‌** 'पीता भवति ससस्‍्याय दुशभिक्षायः सिता भवेत 
-महाभा ०, सुखाय तज्जन्मदिनं बभव--कु० १२३ 
संस्मृतिर्भव भवत्यभवाय - कि० १८।२७, न तस्‍्या 
रुचये बभव-- रघ्‌ृ० ६।३४ 42. साथ देना, सहायता 
करना, देवा अर्जनतोह्भवन्‌ 43. संबन्ध रखना, पास 
रखना-तस्य ह शर्त जाया बभूवः--एत ० ब्रा०, मन्‌ ० 
६।३९ 44. व्यस्त होना, व्यापत होना (अधि० के 
साथ )--च रणक्षालने क्ृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यमत 
- महा० 5. प्ववर्ती संज्ञा या विशेषण से आगे 
'भ धातु का अथ ह वह होना जो पहले नहीं था” 
या केवल मात्र 'होना--इ्वेतीभू सफेद होना, कृष्णीभ 


( ७४६ ) 


काला होना, प्योधरोभ स्तन का काम देना, इसी 
प्रकार क्षपणीभ्‌ साध होना, प्रणिधीभ ग॒प्तचर का 
काम करना, आर्द्रीभू पिघलना, भ्रस्मोभू राख वन 
जाना, विषयोभ्‌ बिषय बनाना, इसी प्रकार एक 
मतीभू, तरुणीभू आदि विशे०, 'भ्‌* धातु का अथ 
संबद्ध क्रिया विशेषण के अनुसार नाना प्रकार से 
परिवतित होता रहता हूं, उदा० अग्रेभू आगे रहना 
नेतृत्व करना अंतर्भ लीन होना, सम्मिलित होना 
--ऑजस्य्लतभंक्न्‍्त्यन्यं--काव्य ० ८, अन्यथाभ्‌ ओर 
तरह होना, बदलना--न मे वचनमन्यथाभवितुमहति 
- रैी० ४, आविभ प्रकट होना, उदय होना, स्पष्ट 
होता दे० आविस, तिरोभ ओझल होना, दोषाभ संध्या 
होना, सायंकाल होना, प्रुनर्भ फिर विवाह करना 
पुरोभू अग्रसर होता, आगे खड़ होना प्रादुर्भ उदय 
होना, दिखाई देना, प्रकट होना, मिध्याभ्‌ झूठ 
निकलना, वथाभ व्यर्थ होना आदि ) - प्रेर० (भाव- 
यति-ते ) . उत्पन्न करना, अस्तित्व में लाना, सत्ता 


बनाना 2. कारण बनना, पंदा करना, जन्म देना 
3. प्रकट करना, प्रदर्शन करना, निद्शन करना 
4. पालना, परवरिश करना ,सहा रा देना,संधा रण करना, 
जान डालना -- पुनः स॒जति वर्षाणि भगवान्‌ भावयन्‌ 
प्रजा:--महा ०, देवान्‌ भावयतानंन ते देवा भावयन्तु 
व:, परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ--भग ० 
२३।११, भहि० १६।२७ 5. सोचना, धविमर्श करना, 
विचा रता, खयाल करना, कल्पना करना 6. देखना 
समझना, मानना --अरथमन रथ भावय नित्यम--मोह ० 
२०7. सिद्ध करना, सावित करना, पवेका -याज्ष० 
२।११ 8. पवित्र करना 9. हासिल करना, प्राप्त 
करना 0, मिलाना, मिश्रण, तेयार करना ॥7. परि- 
वर्तन करना, रूपान्तरित करता 2. ड्बोना,-सराबोर 
करना । इच्छा ०-ब भूषति, होने की या बनने की इच्छा 
करना, अति,--अतिरिक्त होना आगे बढ़ जाना, 
अधिक हो जाना, अनु--,. मजे लेना, अनुभव करना 
महसूस करना, भोगना (बुरा या भलका)--असक्त: 
सुसमच्चभूत-- रघु ० १।२१, कु० २४५ रघ्‌० ७।२८ 
आत्मकृतानां हि दोषाणां फलमन्‌भवितव्यमात्मनेव 
-का० १२१, श० ५।७ 2. प्रत्यक्ष करता, बोघ होना 
समझना 3. जांच करना, परीक्षण करना,--प्रेर ० 
-“ आनन्द मनवाना, अनभव या महसूस करवाता 


--आमोदो न हि कस्तूर्या: शपथनानभाव्यते--भामि ० 
१।१२०, अभि-, . विजय प्राप्त करना, दमन करना 
परास्त करना, आगे बढ़ जाना, उत्तम होना--भग० 
१।२९,, क्रि० १०।२३, रघ० ८।३६ 2. आक्रमण 
करना, हमला करना --विपदो5भिवत्यविक्रमम्‌ --कि० 
२।१४ अम्यभावि भरताग्रजस्तया--रघु० १११६ 


3. नीचा दिखाना, अपमान करना 4. प्रभत्व रखना, 
प्रभाव रखना, व्याप्त होना, उद-उदय होना, उगना 
--उदमृतध्वनि:, प्रेर०-- पंदा करना, सृजन करना 
जन्म देना--रघु० २।६२, परा---, . हराना, परास्त 
करना, जीत लेना 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 
सताना, परि---, , हराना, दमन करना, जीतना 
हावी होना (अतः) आगे बढ़ जाना, पछाड़ देना 
- लग्नद्विरेफं परिभूय पद्मम्‌--मुद्रा० ७।१६, रघु० 
१०।२५ 2. तुच्छ समझता, उपेक्षा करना, घणा 
करना, अनादर करना, अपमान करना,-मा माँ 
महात्मन्‌ परिभू:-- भहिं० १।२२, ४।३७ 3. क्षति 
प हुँ चाना, नष्ट करना, बर्बाद करना 4. कष्ट पहुंचाना, 
दःख देना 5. नीचा दिखाना, लज्जित करना, प्र 
--, 7. उदय होना, निकलना, फटना, जन्म लेना, उप- 
जना, पंदा होना (अपा०के साथ )-लोभा क्रो धः प्रभवति 
-“ हि० १२७, स्वायं भुंवान्मरीचेय: प्रबभूव प्रजापति: 


--श० ७।९, पुरुष: प्रबभवाग्नेंविस्मयेन सहत्विजाम्‌ 
-रघ्‌० १०।५०, भग० ८।१८ 2. प्रकट होना, दिखाई 
देना --- हि ० ४॥८४ 3. गणा करना, बढ़ाना, दे० प्रभत 
4. मजबूत होना, शक्तिशाली होना, छा जाना, प्रभृत्व 
होना, बल दिखाना-प्रभवति हि महिम्ना स्वेन 
योगीश्वरीयं--मा० ९।५२, प्रभवति भगवान विधि: 
--का० ५, 5. योग्य होना, समान होना, शक्ति रखना 
( तुमननन्त के साथ)-कुसुमान्यपि गात्रसड्रमात्‌ प्रभव- 
त्यायुन्रपोहितुं यदि-रघु ०८।४४, श० ६।३०, विक्रम० 
१।९, उत्तर० २।४ 6. नियंत्रण रखना, प्रभाव रखना, 
छा जाना, स्वामी होना (बहुघा संबं० के, कभी २ 
संप्र० या अधि० के साथ)--यदि प्रभविष्याम्यात्मन: 


“-श० १, उत्तर० १, प्रभवर्ति तिजस्य कन्यकाजनस्य 


महाराज:-मा ० ४, तत्प्रभवति अनृशासने देवी-वेणी ० 
२ 7. जोड़ा का होना-प्रभवति मल्‍लो मल्लाय 
--महाभा ० 8. पर्याप्त होना, यथ्थेष्ट होना-कु ० ६।५९ 
9. रक्‍खा जाना (अधि० के साथ )-गरु: प्रहर्ष: प्रबभूव 
नात्मनि-रघ्‌० ३।१७ 0, उपयोगी होना . याचना 
क रना, अननय-विनय करना, वि-( प्रेर० ). सोचना 
विमरश करना, विचारना 2. जानकार होना, जानना 
प्रत्यक्ष करना, देखना--श० ४ 3. फसला करना 
निरचय करना, स्पष्ट करना, सम--., 7. उदय होना 
पंदा होना, उपजना, फूटना-- कथमपि भूवने5स्मिस्ता- 
दृशा: संभवन्ति--मा० २।९, धर्भसंस्थापनार्थाय संभ- 
वामि यगे यगे--भग० ४।८ कि० ५|२२, भद्ठि० 
६।१३८, मन० ८।१५५ 2. होना, बनना, विद्यमान 
होना 3. घटित होना, घटना होना 4. संभव होना 
5. यथ्थेष्ट होना, सक्षम होना ('तुमननन्त' के साथ) 

यन्नियन्त॑ समभावि भानना--शि० १।२७ 


( ७४७ ) 


6. मिलना, एक होना, सम्मिलित होना--संभूयाम्भो- 
धिमभ्येति महानद्या नगापगा--शि० २।१००, संभूयेव 
सुखानि चेतसि -मा० ५१९ 7. संगत होना 8. पकड़ने 
के योग्य, (प्रेर०) . पंदा करना, उत्पन्न करना 
2. कल्पना करना, सोचना, उदड्भावन करना, चिन्तन 
करता 3. अनुमान लगाना, अटकल लगाना--हश० २, 
4. सोचना, खयाल करना 5. सम्मान करना, आदर 
करना, आदर प्रदशित करना--प्राप्तोडसि संभा- 
वयितुं वनान्मामू---रघु० ५१११, ७।८ 6. सम्मान 
करना, उपहार देना, बर्ताव करना---कु० ३।३७ 
7. मढ़ना, थोपना--मृच्छ ० १३६ । 
! (म्वा० उभ० भवति - ते) हासिल करना, प्राप्त 
करना । क्‍ 
]] (चुरा० आ० भावयते) प्राप्त करना, उपलब्ध 
करना । 
ए (चुरा० उभ०-भावयति--तै) ॥. सोचना, 
विमर्श करता 2. मिलाना, मिश्रित करना 
3. पवित्र होना (“भू के प्रेर० रूप से संबद्ध) । 


भू (वि०) [ भू+-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) होने 


्ँ के 
्ं 
कप 


वाला, विद्यमान,. बनने वाला, फटने वाला, उगने 
वाला, उपजने वाला, चित्तमू, आत्मभू, कमलभू, 
वित्तभू आदि--- (पुं०) विष्ण का विशेषण । 


(स्त्री०) [ भू+-क्विप्‌ | . पृथ्वी (विप० अंन्तरिक्ष 
या स्वगं-दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवम्‌-रघु ० ३।४, 
१८।४, मेघ० १८, मत्तेभकुंम्भदलने भुवि सन्ति श्राः 
2. विश्व, भूमण्डल 3. भूमि, फर्श -प्रासादोपरिभूमय: 
“मुद्रा० ३, मणिमयभुवः (प्रासादा:) -मेघ० ६४ 
4. भूमि, भूसंपत्ति 5. जगह, स्थान, क्षेत्र, भूखण्ड 
“-काननभुवि, >उपवनभुवि आदि 6. सामग्री, विषय- 
बस्तु 7. "एक की संख्या की प्रतीकात्णक अभिव्यक्ति 
8. ज्यामिति की आक्लति की आधाररेखा 9. (घरती 
का प्रतिनिधान करने वाली) सबसे पहली (तीनों में ) 

व्याहृति या रहस्यमूलक अक्षर ३४” जिसका उच्चारण 
प्रतिदिन संध्या के समय मंत्रपाठ करते हुए किया 
जाता हें। सम०--उत्तमम्‌ सोना, -- कदम्बः कदम्ब 
वृक्ष का भेद,-कम्पः भूचाल,-कर्ण: धरती का व्यास, 
“कश्यपः कृष्ण के पिता वासुदेव का विशेषण,-काक: 
. एक प्रकार का बगुला 2. पनमर्गी 3. एक प्रकार 
का कबूतर,-केशः बट-वक्ष,-केशा राक्षसी, पिशाचिनी, 
- क्षित्‌ (पुं०) सूअर,-गरम्‌ विशेष प्रकार का जहर, 
“गर्भ: भवभूति का विशेषण,--गृहम्‌,--गेहस्‌ भूमि 
के नीचे का गोदाम, तहखाना,--गोलः भूमिगोल, 
भूमंडल--भूगोलमुद्धि भ्रते->गीत ० १, विद्या भूगोल, 
घनः काया, शरोर---चक्रम्‌ विषुवद्रेखा, भूमध्यरेखा 
ऊझचर (वि०) भूमि पर घूमने वाला या रहने वाला 


ब्राह्मण,- स्पृश्ट (पुं०) 


(२: ) शिव का विशेषण,--छाया, छायम्‌ !. भू छाया, 
(इसे ही .ग्रामीण 'राहु” कहते हैं) 2. अंधकार-जन्तुः 
. एक जमीन का कीड़ा 2. हाथी, --- जम्बः,--बः गेहूँ 
“ तलम्‌ घरातल, पृथ्वीतल,-- तणः: (भूस्तण:) एक 
प्रकार का सुगंधयुक्त घास,-- दारः सूअर,-देव:,--सुरः 
ब्राह्मण.- धनः राजा घरः . पहाड़ 2. शिव 
का विशेषण 3. कृष्ण का विशेषण 4. 'सात' 
की संख्या ईश्वर: राज: हिमालय पहाड़ का 
विशेषण 'जः वृक्ष---नागः एक प्रकार का धरती का 
कीड़ा, कचुवा,-नेत्‌ (पुं०) प्रभू, शासक, राजा,--पः 
प्रभ, शासक, राजा,--पतिः 4. राजा, 2. शिव का 
विशेषण 3. इन्द्र का विशेषण,--पदः वक्ष,--पदी एक 
विशिष्ट प्रकार की चमेली,--परिधिः पृथ्वी का घेरा, 
“ूपालः राजा, प्रभु-पालनम्‌ प्रभुता आधिपत्य 
“7 पुृत्रः,--सुतः मंगलग्रह,--पुत्री,---सुता 'घरती की 
बेटी सीता का विशेषण,--प्रकंप: भूचाल,--प्रदानम 
भूदान,--बिम्बः,-बस भूलोक, भूमंडल,--भर्ते (पुं०) 
राजा, प्रभु,-भागः क्षेत्र, स्थान, जगह,-- भुज्‌ (पु०) 
राजा,--भुत्‌ (पुं०) पहाड--दाता मे भूभृतां नाथ: 
प्रमाणीक्रियतामिति--कु० ६।१,_ रघु० १७।७८ 
2. राजा, प्रभु--निष्प्रभश्च रिपुरास भूभृताम्‌ -- रघु० 
११।८१ 3. विष्णु का विशेषण-- मण्डलूम्‌ पृथ्वी, 
भूमण्डल, धरती,-- रुहू (पुं०),--बहः वक्ष, - लोकः 
(भूलेक:) भूमण्डल, -- बलयम्‌ भूमण्डल,-- वल्लभ: 
राजा, प्रभु, - वत्तम्‌ भूमध्यरेखा,--शक्ः 'घरती पर 
इन्द्र, राजा, प्रभु,- शयः विष्णु का विशेषण, -- अ्रवस्‌ 
(पु०) बमी, दीमक का मिट्टी का टीला,--शुरः 
. मनुष्य 2. मानवजाति 
3. वश्य, - स्व: मेरु पहाड़ का विशेषण,--स्वामिन्‌ 
(पुं०) भूमिधर, भूमि का स्वामी । 


भूकः, - कम [भूकक | 4. विवर, रन्भ्र, गत 2. झरना 


3. काल | 


भूकलः [भुवि कलयति --कल -|-अच्‌ ] अडियल घोडा । 
भ्त ( भू० क० कृ० ) [भू+-क्त | . जो ही सका ही, होने 


वाला, वर्तमान 2, उत्पन्न, निर्मित 3. वस्तुतः होने 
वाला, जो वस्तुतः घट चका हो, यथार्थ 4. ठीक, 
उचित, सही 5. अतीत, गया हुआ 6. उपलब्ध 
7. मिश्चित या मिलाया हुआ 8. सदश, समान दे० 
'भू,--तः . पुत्र, बच्चा 2. शिव का विशेषण 
3. चान्द्रमास के क्रृष्णपक्ष की चतुदंशी का दिन,-तम्‌ 
. प्राणी (मानव, दिव्य, या अचेतन)--क्ु० ४।४५, 
पंच० २।८७ 2. जीवित प्राणी, जन्तु, जीवघारी 
“-भूतैष्‌ कि च॒ करुणां बहुली करोति--भामि० 
११२२, उत्तर० ४॥६ 3. प्रेत, भूत, पिशाच, दानव 
4. तत्त्व (वे पाँच हँ--अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 


( ७४८ ) 


वाय और आकाहद्य)--तं वेघा विद्धे नन॑ महाभूत- 
समाधिना --रघ्‌० १।२९ 5. वास्तविक घटना, तथ्य 
वास्तविकता 6. अतीत, भूतकाल 7. संसार 8. कुशलरू- 
कझ्लेम, कल्याण 9. पाँच को संख्या के लिए प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति । सम ०---अनुकम्पा सब प्राणियों के लिए 
करुणा-भतानुकम्पा तव चेत---रघु ० २४८, - अन्तक 
मृत्य का देवता यम,- अर्थ: तथ्य, वास्तविक तथ्य 
यथार्थ स्थिति, सचाई, वास्तविकता---आय कथयामि 
ते भताथंम श० १, भतायथंशोभमाहियमाणनेत्रा:--कु ० 
७।१३, क: श्रद्धास्यति भूतार्थ सर्वो मां तुलयिष्यति 
-मृच्छ० ३।२४, कथनम्‌, व्याहृतिः (स्त्री०) 
तथ्यवर्णन-भूतार्थव्याहुति: सा हि न स्तुति: परमेष्ठिन 
--रघृ० १०।३३,--आत्मक (वि०) तत्त्वों से युक्त 
या तत्त्वों से बना हुआ,--आत्मन्‌ (पुं०) !. जीवात्मा 
(विप० परमात्मा), आत्मा 2. ब्रह्मा का विशषण 

शिव का विशषण 4. मलतत्त्व 5. शरीर 6. यद्ध, 
संघषं,-आदिः !. परमात्मा 2. (सांख्य० में) अहंकार 
का विशेषण,- आते एवि० ) प्रेताविष्ट,--आवासः 


शरीर 2. शिव का विशेषण 3. विष्ण का विशेषण 
--आविष्ट (वि०) भूता प्रेतादि से प्रभावित, 
--आवेज्ञः भूत या प्रेत का किसी पर सवार होना, 
--इज्यम्‌,--इज्या भूतों को आहुति देना, - दइृष्ठा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, - ईशः 4. ब्रह्म का विशेषण 
2६ 3५४७/०० का विशेषण 3. शिव का विशेषण -- भूतेशस्य 
«४ “४4.५ - मा० १२, 
“-5ईइवबरुा शिव का विशेषण--रघ्‌ ० २।४६, -- उन्माद 
भूत प्रेतादि के चढ़ने से उत्पन्न पागलपन,---उपसुष्ट 
--उपहत (वि० )पिशाच से पीडित,-- ओदनः चावलों 
की थाली,--कतें - कृत (पुं०) ब्रह्म का विशेषण, 
--कालः 4. बीता हुआ समय (व्या० में) अतीत या 
भूतकाल, -कैशी तुलसी,--क्रान्तिः (स्त्रीं०) भूत-प्रेत 
की सवारी, - गण: उत्पन्न प्राणियों का समदाय 
2. भूतप्रंत या पिशाचों का समह - भग० १८।॥४ 
- ग्रस्त (वि०) जिसपर भूतप्रंत सवार हो गया हो 
--प्रामः !. जीवित प्राणियों का समह, समस्त जीव, 
सष्टि--उत्तर ० ७, भग० ८।१९ 2. भृतप्रतों का सम॒ह 
3. शरीर,-घ्नः !. ऊंट 2. लहसुन, (घ्नी) तुलसी 
--चतुर्देशोी कातिक मास के क्ृष्णपक्ष की चतुदंशी 
--चारिन्‌ (पुं०) शिव का विशेषण,-- जयः तत्त्वों के 
ऊपर विजय,--दया सब प्राणियों के प्रति करुणा 
प्राणिमात्र पर दया,-धरा।, - धात्रो, --धारिणी पृथ्वी 
नाथ: शिव का विशंषण, -- नायिका दुर्गा का 
विशेषण,--नाहशनः . भिलावें का पौधा 2. सरसों 
, कालीमिच,-निचयः शरीर,-पतिः . शिवका विशे- 
षण-कु ० ३।४३, ७४ 2. अग्नि का विशेषण 3. काली 


तुलसी,---पूणिमा आश्विन मास का पूर्णमासी,--पूर्वे 
(वि०) पहले से विद्यमान, पहला -- भतपूव ख रालयम्‌ 
--उत्तर० २।१७,-- पृ्वेम (अव्य०) पहले,- प्रकृति 
(सत्री०) सब प्राणियों का मूल,--बलि:--भतयज्ञ 
दे०,-ब्रह्मन (पुं०) अधम ब्राह्मण जो अपना निर्वाह 
मूंति पर चढ़ावे से करता हूँ -दे० देवरू,--भत्ते 
(पं०) शिव का विशेषण, -- भावन: ब्रह्मा का विशेषण 
2. विष्णु क्‌ विशेषण,-- भाषा -- भाषित पिशाचों 
की भाषा,--महेश्वरः शिव का विशेषण,--यज्ञ: सब 
प्राणियों की बलि या आहुति देना, देनिक पाँच यज्ञों में 
से एक बलिवेध्वदेव, - योनिः उत्पन्न प्राणियों का 
मूलस्नोत,--राजः शिव का विशेषण,--वर्गे! भत-प्रेतों 
का समदाय, --बासः बहेड़े का वक्ष, --वाहन: शिव 
कं... 

का विशेषण,-- विक्रिया !. अपस्मार, मिरगी 2. भूत 
या पिचाच की सवारी,--विज्ञानम,--विद्या पिशाच 
विज्ञान,-वक्ष: बिभीतक वृक्ष, बहेड़े का पेड़, - संसार: 
मत्यलोक, -- संचार: भूत पिशाच का आवेश,-संप्लवः: 
विश्व का जलप्रलूय, या विनाश,--सग्रेः संसार की 
सष्टि, उत्पन्न प्राणियों का समुदाय,--सुक्ष्मम्‌ सुक्षम- 
तत्त्व, --स्थानम्‌ 4. जीवघारी प्राणियों का आवास 
2. पिद्याचों का वासस्थान, --ह॒त्या जीवघारी प्राणियों 
को हत्या । 


भूतमय (वि०) [ भूत-+-मयद्‌ ] . सब प्राणियों समेत 


2, उत्पन्न प्राणियों या मलतत्त्वों से निमित । 


भूति: (स्त्री०) [भू--क्तिन्‌] 4. होता, अस्तित्व 2. जन्म, 


उत्पत्ति 3. कुशलू-क्षेय, कल्याण, आनन्द, समृद्धि 
-प्रजानामेव' भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमिग्रहीत्‌ - रघु० 
१।१८, नरपतिकुलमभूत्ये --२।७४, सवोश्स्तु भत्य 
भगवान मकुन्द:ः--विक्रमांक” १।२ 4. सफलता, 
अच्छा भाग्य 5. धन-दौलत, सौभाग्य--विपत्प्रतो का र- 
परेण मंगल निषव्यते भूतिसमत्सुकेन वा - कु० ५७६ 

गौरव, महिमा, विभूति 7. राख-भूतभ तिरहीन- 
भोगभाक-- शि० १६।७१ (यहां “भूति शब्द का 
अर्थ घन भी हू), स्फुटोपमं भतिसितेन शंभता-१।४ 
8. रंगीन धारियों से हाथी का श्रृंगार करना -- भक्ति 
ज्छेदेरिव विरचितां भूतिमड्रें गजस्य-मेघ० १९ 
9, तपस्या या अभिचार के अनुष्ठान से प्राप्य अति- 
मानव शक्ति 0. तला हुआ मांस , हाथियों का मद, 
--तिः . शिव का विशषण 2. विष्णु का विशेषण 
3. पितुगण का विशेषण । सम०--कर्मन (नपुं०) 
कोई भी शुभ कृत्य या उत्सव,--काम्र (वि०) समृद्धि 
का इच्छक (मः) . राज्यमन्त्री 2. बृहस्पति का 
विशेषण, -- कालः शुभ या सुखद समय, -कौल 
4. छिद्र, गते . खाई 3. भूगर्भगृह, तहखाना,--कत 
(पं०) शिव का विशेषण,-- गरभे: भवभूति का विशे- 


वाह 3७० या मं, व्नीषावण- नी किमी 
गा 


षण,--दः शिव का विशेषण,--निधानम्‌ धनिष्ठा 
नक्षत्र--भूषण: शिव का विशेषण,--वाहनः शिव का 
विशेषण । 

भूतिकम्‌ [ भूति-+- कन्‌ ] . कपूर 2. चन्दन को लकड़ी 
3. औषधि का पौधा, कायफल । 

भमत (वि०) | भू+मतुप्‌ [ भूमिधघर-पुं० राजा, प्रभु । 

भूसन्‌ (पुं०) [ बहोर्भावः बहु+इमनिच्‌ इलोपे भ्वादेश: | 
, भारी परिमाण, प्राचुय, यथेष्टता, बड़ी संख्या 
-भूम्ना रसानां गहना: प्रयोगा:--मा० १४, संभूयेव 
सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते --४।९ 2. दौलत 
नपुं० 4. पृथ्वी 2. प्रदेश, जिला, भूखण्ड 3. प्राणी, 
जन्तु 4. बहुवचनता (संख्या की) -- आप:ः स्त्रीभूम्नि 
अमर० तु० पुभूचन्‌ । 

भमय (वि०) (स्त्री--यी) | भू+मयद्‌ ] मिट्टी का, 
मिट्टी का बना या मिट्टी से उत्पन्न । 

भूमिः (स्त्री०) [भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि-भू+-मि किच्च वा 
डीप | ।. पृथ्वी (विप० स्वर्ग, गगत या पाताल)यौभूमि- 
रापोहृदयं यमइच-्पंच ० १।१८२, रघु० २।७४ 2. मिट्टी, 
भूमि--उत्खातिनी भूमिः--श० १, कु०. १।२४ 
3. प्रदेश, जिला, देश, भू-विदभभूमिः 4. स्थान, 
जगह, जमीन, भूखण्ड--प्रमदवनभूमयः--श० ६, 
अधित्यकाभूमि:--न ० २२।४१, रघृ० १॥५२ ३॥६१, 
कु० ३।५८ 5. स्थऊक, स्थिति 6. ज़मीन, भूसंपत्ति 
7. कहानी, धर का फ़रों--यथा 'सप्तभूमिकः प्रासाद: 
में 8, अभिरुचि, हावभाव 9. (नाठक में) किसी 
पात्र का चरित्र या अभिनय---तु ० भूमिका 0. विषय, 
पदार्थ, आधार विश्वासभूमि, स्नेहभूमि आदि 7. दर्जा, 
विस्तार, सीम+--कि० १०।५८ 2. जिह्दा, ज़बान । 
सम०--अन्तरः पड़ोसी राज्य का राजा, - इन्द्र:, 


- ईश्वरः राजा, प्रभू,--कद्ंबः कदम्ब का एक भेद, 
“गुहा भूमि में विवर या गृफा,-गहम्‌ भूगभंमगृह, 
भोंरा, तहखाना, --चलः -- चलनसम्‌ू_ भूचाल--जः 
. मंगलग्रह 2. नरकासुर का विशेषण 3. मनुष्य 
4. भूनिव नाम का पौधा, (जा) सीता का विशेषण, 
'जीविन्‌ (पुं०) वेश्य,-- तलम भूतल, पृथ्वी की 
सतह,--दानभ्‌ भूदान,-देवः ब्राह्मण - धरः 4. पहाड़ 
2. राजा 3. सात की संख्या,--नाथ:, -- प:ः, - पतिः, 
“पालः,-भुज्‌ (पुं०) राजा, प्रभू---रघु० १।४७, 
“पक्ष: तेज़ धोड़ा,--पिशाचम्‌ ताड का वृक्ष (जिससे 
ताडी तयार की जाती है ),--प्त्रः मंगलग्रह,--पुरंदरः 
. राजा 2. दिलीप का नाम,-भृत्‌ . पहाड़ 2. राजा, 
“मण्डा एक प्रकार की चमेली,-रक्षकः तेज घोड़ा,-लाभः 


मृत्य (शा मिट्टी में मिल जाना), --लेपनम्‌ गोबर 


““बवधन:---नम मतक शरीर, शव,--हाथ (वि०) 
भूमि पर सोने वाला (यः) जंगली कबृतर,--शयनम्‌, 


( ७४९ ) 


-शय्या भूमि पर सोना,--संभवः-सुतः 4. मंगलग्रह 
2. नरकासुर का विशेषण, (-बा-ता) सीता का 
विशेषण,---संनिवेद्: देश का सामान्य दशेन,--स्पृश्ञ 
(पुं०) . मनुष्य 2. मानवजाति 3. वैश्य 4. चोर । 


जे 


भूमिका [भूमि--क-क--टाप्‌ | . पृथ्वी, जमीन, मिट्टी 


2. स्थान, प्रदेश, स्थल (भूका० ) 3. कहानी, सभास्थलू 
4. पग, दर्जा--मधुमतीसंज्ञां भूमिकां साक्षात्कुवत: 
--योग० या नैयायिकादिभिरात्मा प्रथमभूमिकाया- 
मवतारित:--सांख्यप्र० 5. लिखने के लिए तख्ता 
-दे० अक्षरभूमिका 6. नाठक में किसी पात्र का 
चरित्र या अभिनय-न्या यस्य यूज्यते भूमिका तां 
खल तथव भावेन सर्वे वर्ग्याः पाठिता:, कामन्दक्या: 
प्रथमां भूमिकां भाव एवाघीते--मा० १, लक्ष्मीभूमि- 
काया वतंमानोवंशी वारुणीभूमिकायां वतेमानया 
मेनकया पृष्ठा--विक्रम० ३, शि० १।६९ 7. नाटक 
के पात्र की अभिनय सम्बन्धी पोशाक 8. सजावट 
9. किसी पुस्तक की प्रस्तावना या परिचय | 


भूमी [भूमि-डीए्‌] पृथ्थी, दे” भूमि। सम०--कदस्ब 


->-भूमिकदंबः,--प्रति--भुज्‌ (पुं०) राजा,-रुह 
(पुं०) रहः वृक्ष । 


भयम्‌ ( नपुं०) होने की स्थिति--जैसा कि ब्रह्मभूयम्‌' में 


दाशरथिभूयम-- शि० १४८१ । 


भूयशस्‌ (अव्य०) [भूय-+-शस्‌] . अधिकतर, बहुधा, 


सामान्यतः, साधारण नियम के रूप में 2. अत्यधिक, 
बड़े परिमाण में 3. फिर, और आगे । 


भूयस्‌ (वि०) (स्त्री ०-सी ) [ बहु--ईयसुन्‌, ईलोपे म्वादेश:ः | 


4. अधिकतर, अपेक्षाकृत संख्या में अधिक या बहुत 
2, अधिक बड़ा, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत--कु० 
६।१३ 3 अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 4. बहुत बड़ा 
या विस्तृत, अधिकः, बहुत, असंख्य--भवति च पुन- 
भयान्भेदः फल प्रति तद्यथा--उत्तर० २।४, भद्ठें भद्र 
वितर भगवभूयसे मज्भूलाय -मा० १।३, उत्तर० ३।४, 
रघु० १७।४१, उत्तर० २।३ 5. सम्पन्न, बहुल--एवं- 
प्रायगणभूयसीं स्वकृति--मां १, अव्य० . अधिक, 
अत्यधिक, अत्यन्त, अधिकतर, बहुत करके 2. और 
अधिक, फिर, आगे, और फिर, इसके अतिरिक्त, 
>-पाथेयमुत्सूज बिसं ग्रहणाय भूय:--विक्रम ० ४।१६ 
रघु० २।१६. मेघ० १११ 3. बार बार, मूहुम्‌ हु: 
--- (इस शब्द का रूप भूयसा जब क्रिं० वि० के रूप 
में प्रयुक्त होता है तो निम्नांकित अर्थ होते हैं 
. अत्यधिक, बहुत अधिक, अत्यन्त, अपरिमित, अधि- 
कांश में--न खरो न च भूयसा म॒दु:--रघु० ८।८, 
पद्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयात्‌भूयसा पू्वकायम्‌ 
दश० १।७ 2. बहुघा. साधारणत:--भूयसा जीविधमम 
एबः--उत्तर० ५) । सम०--वद्ेनम्‌ 4. बार बार 


( ७५० ) 


देखना 2. बार बार व्यापक दशेन पर आधारित 
अनुमान,--भूयस्‌ (अव्य०) पुनः पुनः, बार बार 
--भूयोभूयः सविधनगरी रथ्ययापयंटन्तम्‌--मा ० ११५, 
--बिद्य (वि०) ।. अपेक्षाकृत विद्वान्‌ 2. अत्यन्त 
विद्वान । 


भयस्त्वम्‌ [ भूयस--त्व ] 4. बहुतायत, बहुलता 2. बहु- 


संख्यकता, प्रबलूता ॥ 


भूयिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन बहु -|-इष्ठन्‌ म्वादेश यूक्‌ च] 


३ कं. 


. अत्यंत, अत्यंत असंख्यक्र या प्रचुर 2. अत्यंत महत्त्व 
पृर्ण, प्रधान, मुख्य 3. बहुत बड़ा या विस्तृत, अत्य- 
घधिक, बहुत, बहुत से, असंख्य 4. मुख्य रूप से, अत्यत 
स्वस्थचित्त, अत्यंत संचारित या मुक्त, मुख्यतः भरा 
हुआ या चरित्र से युक्त (समास के अन्त में ) -- अभि- 
रूपभूषिष्ठा परिषद्‌--श० १, शूल्यमांसमूयिष्ठ आहा- 
रोहश्यते --श० २, रघु० ४॥७० 5. प्रायः. अधिकतर, 
लगभग सब (बहुधा' क्तांता रूप के पश्चात्‌ )--अय 
उदितभूयिष्ठ एप तपन:--मा० १, निर्वाणभूयिष्ठ- 
मथास्य वीयंम्‌ --कु० ३॥५२, विक्रम० १।८,-पघ्ठम्‌ 
(अव्य०) 7. अधिकांशतः, अत्यंत-श० १॥३१ 
2. अत्यधिक, बता ज्यादह, अधिक से अधिक 
--भूथिष्ठं भव परिजने --श० ४।१७, रघु० 
६॥४, १३॥।१४ | 


भर (अव्य०) [ भू+रुक्‌ ] तीन व्याहृतियों में से एक । 


हु, 


भरि (दि०) [ भू+क़िन्‌ ] !. बहुत, प्रचुर, असंख्य, 


यथेष्ट 2. बड़ा, विस्तृत, (पुं०) . विष्णु का विशेषण 
2. ब्रह्मा का विशेषण 3. शिव का विशषण 4. इन्द्र 
का विशेषण (नपूं० )सोना,(अव्य० ). बहुत, अधिक, 
अत्यधिक - - नवाम्बुभिभूरि विलम्बिनों घना:---श० 
५।१२ 2. बार बार माय हम हुमुह। सम०--य्मः 
गधा,--तेजस्‌ (वि० ) पक्त (पु०) अश्नि, 
>-वक्षिण (वि० ) !. मुल्यवान्‌ उपहार या पुरस्कारों से 
युक्त 2. पुरस्कार देने में उदार, दानशील,--चानम्‌ 
उदारता,--घन (वि०) दोलतमंद, घनाढय,--घधामन्‌ 
(वि०) अतिकाँति से युक्त,--अ्रयोग (वि०) जिसका 
बहुत उपयोग हुआ है, सामान्य व्यवहार में आने वाला 
(शब्द ),--प्रेमन्‌ (पुं०) चकवा,--भागः (वि०) 
धनाढ्य, समृद्धिशाली,-माथः गीदड़ था छोमड़ी, --रसः 
गन्ना,---लाभः बहुत फायदा,--विक्रम (धथि०) बड़ा 
बहादुर, बड़ा योद्धा, -बृष्टिः (स्त्री०) बहुत वारिश, 
--श्रवस्‌ (पुं०) कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले एक 
योद्धा का नाम जिसे सात्यंकि ने यमपुर भेजा था। 


भ्रिज्‌ (स्त्री०) [ भृ+इजि, पृषो० साधु: ] पृथ्वी । 
मू्ज: [| भू+ऊर्ज +अच्‌ ] “भोजपत्र का पेड़--भूजगतो- 


क्षरविन्यास: - वि० २, कु० १॥७। सम० - कष्टकः 
वर्णसंकर जाति का पुरुष, जाति से बहिष्कृत श्राह्मण 


की उसी वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान--न्नात्या तु 
जायते विप्रात्पापात्मा भूजकण्टक:--मन्‌ ० १०।२१, 
-5पत्रः भीजपत्र का वृक्ष । 

भणिः (स्त्री०) [ भू+नि, नि० ऊत्वम ] पृथ्वी । 

भूष (म्वा० पर०, चुरा० उभ०-भूषति, भूषयति-ते, 
भूषित) 4. अलंकृत करना, सजाना, छ्ूंगार करना 
--शुचि भूषयति श्रुतं वपु:--भट्धि ० २०११५ 2. अपने 
आपको सजाना (आ०) भूषयते कन्या स्वयमेव 
3. फैलाना, बखेरना, बिछाना--रघु० २।३ १, अभि,- 
अलंकृत करना, भूषित करना, सौन्‍्दय देना--शि० 
७२८, वि--, अलकृत करना, सजाना--केयू्रा न 
विभूषयत्ति पुरुषम--भतं० २।१९, शि० ९३३, 
कु० १॥२८ । 

भूषणम्‌ [ भूष्‌-+ल्युट ] . अलंकरण, सजावट 2. अलूं- 
कार, #ंगार, सजावट का सामान--क्षीयन्ते खल 
भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम--भतृ० २॥१९, 
रघ्‌ ० ३।२, १३॥५७। 

भूषा [ मूषू+क--टाप्‌ू ) . सजाना, भूषित करना 
2, आभूषण, सजावट जैसा कि 'कर्णभषा 3. रत्न । 

भूषित (भू० क० कृ०) [ भूष--कक्‍्त | सजाया हुआ, 
सुभूषित,--मणिना भूषितः सपं: किमसोौ न भयद्धुरः । 

भृष्णु (वि०) [ भू+ष्ण ]. होने वाला, बनने वाला 
जैसा कि अलंभूष्णू 2. घन या समृद्धि की इच्छा करने 
वाला--मनु्‌ ० ४॥ १२५ । 


भु (म्वा० जुहो० उभ० भरति-ते, बिभति--बिभूते 
भूत, कमेवा० ज्ियते, इच्छा० बिभरिषति या बृभू- 
पति) । भरना--जठरं को न बिभति केवलम्‌-पंच० 
१।२२ 2. भरना, व्याप्त होना, पूर्ण होना --अभार्षीद्‌ 
घ्वनिना लोकान्‌--भट्टि ० १५।२४ 3. रखना, सहारा 
देना, संभालता, पीषण करना -धूरं घरित्र्या बिभ- 
राम्बभूव--रघु० १८।४४ कर्मो बिभति धरणी खल 
पृष्केन --चौर० ५०, भट्टि० १७।१६ 4. संघारण 
करना, दूध पिलाना, लालन-यालन करना, प्ररक्षण 
करना, संभाल रखनां, परवरिश करना - दरिद्रान्भर 
कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम-हि० १।१५ 5. धारण 
करना, रखना, अधिकार में लेना-सिन्घोब॑ मार सलिलं 
शयनीयलक्ष्मीमू-कि ० ७।५७, पिशनजनं खल विश्रति 
क्षितीन्द्रा-भामि० १।/७४, बलिश्रय चारु बभार बाला 
--कु० १।२९ इन्दोदेंन्यं त्दनुसरणक्लिष्टकान्ते विभति 
“+मैेघ० ८४, श० २।४ 6. पहनना--विश्रज्ज्टा- 
मण्डलम--श० ७।११, ६॥५ विवाहकौतुकं॑ ललित॑ं 
बिभ्रत एव (तस्य)--रघु० ८।१, १०१० जटाइच 
बिभूयान्नित्ममू--मनु ० ६ 7. महसूस करना, अन- 
भव करना, भोगना, सहन करना (हर्ष या दुःख 
आदि) भावशुद्धिसहितम्‌दं जनो नाटकेरिव बभार 


( ७५१ 


भोजने:--शि० १४।५०, संत्रासमबिभ: शक्र:-भट्टि० 
१७।१०८, श० ७।२१ 8. समपंण करना, प्रदान करना, 
देना, पंदा करना--यौवने सदलंकारा:' शोभां बिश्रति 
सुश्र॒व:--सुभा० 9. रखना, थामना, धारण करना 
(स्मृति में) 40. भाड़े पर लेना--मनु० ११३६२, 
याज्ञ ० ३।२२५ 4. लाना, या ले जाना, उद्‌-, धारण 
करना, सहारा देना, संभालना-भूगोलमुद्बि भ्रते-गीत ० 
१, सम---, !. एकत्र करना, जोड़ना, इकट्ठा रखना 
“त्यागाय संभूृतार्थानामू-- रघु० १७, ५५, ८<॥३े, 
भद्वि ० ६८० 2. उत्पन्न करना, पंदा करना प्रकाशित 
करना, सम्पन्न करना--सुरतश्रमसंभृतो मुखे स्वेदलवः 
--रघ ० ८।५१, कि० ९४९, मेघ० ११५ 3. संघारण 
करना, पालन-पोषण करना, दूध पिलाना 4. तेयार 
करना, सज्जित करना- विक्रम० ५, रघु० १९।५४ 
5. देना, आपित करना, प्रस्तुत करना । 

भूकुंदा: (सः) [ अुवा कुंशः (कुंशू (स्‌)--अच्‌) भाव- 
प्रकोश-- इंगितज्ञापनं यस्य, नि० संप्रसारण | स्त्री का 
वेष धारण करने वाला नट |. 

भूकुटि, टी [ श्रुवः कुटि: (कुट--इन्‌) कौटिल्यं, नि० 
संप्र० ] भोहं | दे श्र (भ्र) कुंटि । 

भूग (अव्य०) अग्नि की चटपट आवाज को अभिव्यक्ति 
करने वाला अनुकरणात्मक (शब्द) । 

भग॒ः [ भ्रस्ज--कु, संप्र, कुत्वम्‌ |] एक ऋषि जो भगवंश 
का पूर्वपुरुष माना जाता है, इस वंश का वर्णन मनु० 


) 


जब उसे सोता हुआ पाया तो उसने विष्णु को 
छातीपर ठोकर मारी जिससे उसकी आँख खुल 
गई। क्रो धदिखाने के बजाय उस समय विष्णु ने 
भूदुता के साथ भूगु से पूछा कि कहीं उनके 
पैर में चोट तो नहीं लग गई, और यह कहने के 
साथ ही भग्‌ का पर शनः२ मलने लगा। तब 
भग ने कहा कि यह विष्णु ही सबसे अधिक बलशाली 
देवता हैं क्योंकि इंसने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र 
कृपालता और उदारता से अपना स्थान सबसे प्रमुख 
बना लिया हैं, इसलिए विष्णु ही सब की पूजा का 
सर्वोत्तम अधिकारी समझा गया) 2. जमदग्नि ऋषि 
का नाम 3. श॒क्र का विशेषण 4. शुक्र ग्रह 8. उत्प्र- 
पात, ढलवां चट्टान - भूगुपतनकारणमपृच्छम्‌ 
--दश० 6. समतल भूमि, पहाड़ की समतल चोटी 
7. कृष्ण का नाम । सम० --उद्दहः परशु राम का 
विशेषण, -- जः.  तनय: शुक्र का विशेषण, - ननन्‍्दनः 
. परशुराम का विशेषण - वीरो न यस्य भगवान्‌ 
भृगुनन्दनोषपि--उत्तर० ५३४ 2. शृक्र,--पतिः 
परशुराम का विशेषण-भृगु वरत्म॑ यत्‌ 
क्रौ5चरन्ध्रम--मेघ ० ५७, इसी प्रकार भूगूणां पतिः, 
--वंशः परशुराम से प्रवरतित वंश,--वारः - बासर: 
शुक्रवार, जुमा,--शादूँलः,-- श्रेष्ठः-- सत्तमः परशू राम 
का विशेषण,--सुतः,--सूनः . परशुराम का विशेषण 
2. शक्त का विशेषण । 


१३५ में मिलता हैं; मन्‌ से उत्पन्न दश मूलपुरुषों में | भूद्ः [भू+॑गन्‌ कित्‌, नुट्‌ च] भौंरा- भामि० १॥५, रच० 


से एक (एक बार जब ऋषियों का इस बात पर एक 
मत न हो सका कि ब्रह्मा, विष्ण और शिव में से 
कौन सा देवता ब्राह्मणों की पूजा का श्रेष्ठ अधिकारी 
हैं तो भगु को इन तीनों देवों के चरित्र का परीक्षण 
करने के लिए भेजा गया। वह पहले ब्रह्मा के निवास 
स्थान पर गया और जानबझ कर प्रणाम नहीं किया 
इस बात पर ब्रह्मा ने उसे बहुत फटकारा परन्तु क्षमा 
माँगनं पर वह शांत हो गए। उसके पश्चात्‌ वह 
कलाश पवत पर शिव जी के पास गया तथा पहले 
की भाँति प्रणामादि के शिष्टाचार का पालन नहीं 
किया । प्रतिहिसापरायण शिव कुद्ध होकर भूगु का 
उस समय भस्म कर देता यदि मुदु शब्दों से भूगु ने 


८।५३ 2. एक प्रकार की भिरं, ततया 3. एक प्रकार 
का पक्षी, भीम राज 4. लम्पट, कामक, व्यभिचारी, 
तु० भ्रमर 5. सोने का कलश,--गम्‌ अश्रक,-गी 
भोरी न गी पुष्पं पुरुषं स्त्री वांठछति नव नवम्‌ । 
सम० : आम का पेड़,--आननन्‍्दा यूथिका बेल, 
--आबली भोरों की पांत, मक्खियों का झुण्ड,--जम्‌ 
. अगर 2. अभ्रक (जा) भांग का पौधा,--परणिका 
छोटी इलायची,--राज्‌ (पुं०) !. एक प्रकार को बड़ी 
मकक्‍्खी 2. भंगरा नाम का पौधा,--रिटि,-रौोटिः 
शिव का एक गण (जो बहुत कुरूप कहा जाता ह ), 
-- रोलः एक प्रकार की भिरं,--वल्लभः कदब वृक्ष 
का एक भेद । 


उन्हें शांत न किया होता । (एक दूसरे वृत्तान्त के | भुद्धारः.--रस्‌ [भद्ध+-ऋ--अण्‌ | . सोने का कलश या 


अनुमार भृग का ब्रह्मा ने आदर सत्कार नहीं किया, 
इसलिए भूगु ने शाप दे दिया कि संसार में उसकी 
आराघना और पूजा नहीं होगी; शिव को भी “लिग' 
बन जाने का अभिशाप दिया क्योंकि जब भग शिव 


घट 2. विशेष आकार का कलह, झारी- शिक्षिर 
सुरभि-सलिल पूर्णोष्यं भूज्ञार:--वेणी० ६ 3. राज्या- 
भिषेक के अबसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला घड़ा, 
“>“गर्म्‌ . स्वर्ण 2. लोंग । 


के पास गया तो उस समय वह उससे मिल न सका | भद्धगारिका, भुड्भारी [भुद्भार-कन्‌ + टाप्‌, इत्वम झींगुर। 


क्योंकि उस समय शिव अपनी फ्त्नी पावंती के साथ 
विराजमान थे; अन्त में वह विष्ण के पास गया और 


भडिन्‌ (पुं>७) [भृज्जइनि] !. वट वृक्ष 2. शिव के एक 
गण का नाम । > 


( ७५२ ) 


भूज्धिरि (री) टिः [भृज़+रद्‌+इन्‌, पृषो० साधु] दे 
भज्ूरिटि । 

भूड़रिटि [भड़ें ।/  रिट-इ, अलक स० | शिव के एक गण 
का नाम । 

भूज (म्वा० आ० भज॑ते) भूनना, तलना । 

भेटिका [--भिरिण्टिका, पृषो० साध:] एक प्रकार का 
घृंघची का पौघा । 

भण्डि: (स्त्री०) [? ] लहर । 

भूत ( (भू० क० क्ृ०) [भू+कक्‍त] 4. घारण किया हुआ 
सहारा दिया हुआ, संघारित, पालन पोषण किया 

गया, दूध पिला कर पाला गया 3. अधिकृत, सहित 

सज्जित 4. परिपूर्ण, भरा हुआ 5. भाड़े पर लिया 

गया, वंतनिक,--तः भाड़े का नौकर भाड़े का टटट 

वेतनभोगी, --उत्तमस्त्वायघी यो यो मध्यमस्तु कृषीवलू 

अधमो भारवाही स्यादित्येव॑ त्रिविधो भूत:--मिता ० । 


भूतक (वि०) [भृतं भरणं वेतनमपंजीवति कन्‌] मजदूरी 
पर रक्‍खा हुआ, वंतनिक,--कः भाड़े का नौकर । 
सम ० --अध्यापक: भाड़ का अध्यापक, -- अध्यापित 
(वि०) भाड़े के अध्यापक द्वारा शिक्षित (तः) वह 
विद्यार्थी जो अपने अध्यापक को फीस देकर पढ़ा है 
(आधूनिक कार का फीस देकर पढने वाला 
विद्याथीं) -_ मनु० ३।१५६ । 

भूतिः (स्त्री०)) [भू+क्तिन] 4. घारण करना, संभालना 
सहारा देना 2. संपालन, संघारण 3. नंतृत्व करना 
मार्गे-प्रदशंभन 4. परवरिश, सहायता, संपोषण 
5. आहार 6. मजदूरी, भाड़ा 7. भाड़ें के बदले सेवा 
8. पूंजी, मूलधन। सम०--अध्यापनम्‌ वंतन लेकर 
पढ़ाना (विशेषत: 'वेदाध्ययन ),--भुज (पु०) 
वंतनभोगी नौकर, भाड़े का टटट,--रूपम किसी 
विशेष काम के लिए पारिश्रमिक के बदले दिया जाने 
वाला पुरस्कार । 


भृत्य (वि०) [ भू--दयप्‌ तक च ] जिसकी परवरिश की 
जानी चाहिए, पालन-पोषण किये जाने के योग्य, - 
. कोई भी सहायता चाहने वाला व्यक्ति 2. नौकर, 
आश्रयी, दास 3. राजा का नौकर, राज्य मन्त्री 
पालन-पोषण करना, दूध पिलाना, परवरिश करना, 
देख भाल करना --जसा कि “कुमारभृत्य' में 2. संधा- 
रण, संपोषण 3. जीवित रहने का साधन, आहार 
4. मजदूरी 5. सेवा । सम०-जनः ॥. सेवक, पराश्नित 
2. सेवकजन, -भर्ते (पुं०) कुल का स्वामी - वग 
सेवकों का समह,--वात्सल्यम नोकरों के प्रति कृपा 
-चवत्तिः (स्त्री०) नौकरोंका भरण-पोषण - मनु ० 
११।७। 

भत्रिम (वि०) [ मृ+त्रिमप्‌ ] पाला पोसा गया, परव- 
रिश किया गया । 


भमि: [ भ्रम--इ, संप्र ० ] भंवर, जलावत॑ । 

भश्‌ (दिवा० पर० भृश्यति) नीचे गिरना, दे० अ्रंश । 

भुश (वि०) [ भश-+-क ] (म० अ० अभ्रशीयस्‌, उ० अ० 
अशिष्ठ ) मजबत, शक्तिशाली, ताकतवर, गहन, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह,-- शम्‌ (अव्य०) ॥, ज्यादह, 
बहुत ज्यादह अत्यंत, गहराई के साथ, प्रचण्डता के 
साथ, अत्यधिक, बहुत ही अधिक, बहुत करके - तम- 
वेक्ष्य रुरोद सा भुशम्‌ -- कु० ४॥२५, रघभंशं वक्षसि 
तेन ताडितः --रघु० ३।६१, चुकोप तस्मे स भूृशम्‌ 
२३।५६, मनु ० ७७१७०, ऋतु ० १।॥११ 2. प्रायः, वार- 
बार 3. अपेक्षाकृत अच्छी रीति से। सम०- कोपन 
(वि०) अत्यन्त क्रोधी, - बु:खित.--पीडित (बि०) 
अत्यन्त कष्टग्रस्त, - संहृष्ट (वि०) अत्यन्त प्रसन्‍न । 


(भू० क० कृ०) [ भृश्‌-कक्‍्त | तला हुआ, भुना 
हुआ, सखा हुआ । सम ० --अन्नम्‌ उबाला हुआ या 
४५४ हुआ घान्य, अन्न,->यवाः (ब० व०) भुन हुए 

भष्टि: (स्त्री०) [ भ्रस्ज-+-क्तिन्‌ ]4. तलना, भूनना 
संकना 2. उजड़ा हुआ बाग या उपवन । 

भ्‌ (क्रया० पर० भूणाति) 4. घारण करना, परवरिश 
करना, सहारा देना, पालन-पोषण करना 2. तलना 

कलंकित करना, निनन्‍दा करना । 

भेक: | भी-+कन ] मेढक,--पड़ निमग्ने करिणि भेकों 
भवति मधघंग: 2. डरपोक आदमी 3. बादल - को 
. छोटा मेंढक 2. मंढकी । सम० - भुज्‌ (पु०) 
साप,-- रव:,--शब्द: मेंढकों का टर्राना । 

पड: [ भी-- ड | ।. मेंढा, भेड़ 2. बेड़ा, घन्‍्नई । 

पड: [>> भेड:, पृषो० साध ० | भेंढा । 

भेदः [| भिद-- घञ्म ] . ट्टना, टुकड़े टुकड़े होना, फाड़ना, 

(लक्ष्यपर) आघात करना 2. चीरना, फाड़ना 
3. विभकत करना, विमक्त करना 4. बींघना, छिद्रण 
5. भंग, विदारण 6. बाघा, विघध्त 7. विभाजन, वियो 
जन 8. छिद्र, गत, विवर, दरार 9. चोट, क्षति घाव 
0. भिन्‍नता, अन्तर-तयोरभेदप्रतिपत्तिरस्ति मे -भतत्‌ ० 
३।९९, अगौरवभेदेत--कु० ६।१२, भग० १८।१९, 
२९, रस", काल” आदि ॥. परिवर्तन, विकार 
बद्धिभदम - भग० ३॥२६ 42. फट, असहमति 
3. विवृति, भेद खोलना जंसा कि 'रहस्यभेद में 
4, विश्वासघात, देशद्रोह 45. किस्म, प्रकार--भेदा 
पद्मसंखादयों निधे:-अमर ० शिरीषपुष्पभेद: 6. दृतवाद 
( राजनय में) शत्रपक्ष में कट डालकर उसको जीत 
कर किसी की ओर करना, शत्र के विरुद्ध सफलता 
प्राप्त करने के चार उपायों में से एक -दे० “उपाय 
और “उपायचत॒ष्टय' 8. पराजय 9. (आय० में) 
रेचन विधि, अन्त:कोष्ठ साफ करना । सम ०--अभदो 


( 


( द्वि० व० ) 4. फूट और मेल असहमति और सह- 
मति 2. भिन्‍नता और एकरूपता --भेदा भेदज्ञान म 
उन्मुख (वि०) फूटने वाला, खिलने बाला- विक्रम ० 
२।७,--कर,---क#त्‌ (वि०) फूट के बीज बोने वाला 
--देशिन्‌--दृष्टि,---बुद्धि, (वि० ) विश्व को परमात्मा 
से भिन्न समझने वाला,-- प्रत्ययः दृतवाद में विश्वास 
-बादिन्‌ (पुं०) जो ह्वुत सिद्धांत को मानता है,--सह 
(वि०) 4. जो विभकत या वियक्त ही सके 2. कल- 
षित होने योग्य, दृषणीय, प्रछोभन द्वारा जो फंसाया 
जा सके । 

भेदक (वि०) (स्त्री०--दिका) [भिदर-+ण्वल | 4. तोड़ने 
वाला, खण्ड खण्ड करने वाला, विभकत करने वाला, 
अलग अलग करने वाला 2. बींघने वाला, छिद्र करने 
वाला 3. नष्ट करने वाला, विनाशक 4. भेद करने 
वाला, अन्तर करने वाला 5. परिभाषा देने वाला, 
-- के: विशेषण या विभंदकारी विद्येषता । 


भेदनम [भिद-+णिच्‌--ल्यट | 4. टकडे-टकड़े करना, तोड़ना 
फाड़ना <. बाॉटना, अल्ग-अलग करना 3. भंद करता 
4. फट के बीज बोना, मनम्‌टाव पदा करना 5. भंग कर, 
शिथिल करना 6. उघाड़ना, खोलना,--नः सूअर । 

भेदिन (वि०) [भिद-णिनि] तोड़ने वाला, विभक्त करने 
वाला, भंद करने वाला आदि । 

भेविरम, भेढ्रम [भिद--किरच्‌, कुरच वा, पृषो० गुण: | 
वच्र । 

भेद्यम [भिद-+-ण्यत्‌] विशेष्य, संज्ञा । सम०--लिंग (वि०) 
लिग द्वारा जो पहचाना जा सके । 

भरः [| बिभेत्यस्मात्‌ृ-भी + रन] धौसा, ताशा (बड़ा ढोल ) 

भेरिः,-रो (स्त्री०) [भी--क्रिनू, बा० गृण:, भेरि-+-डीष ] 
घोसा, ताशा (बड़ा ढोल) । भग० १।१३ । 

भेरुण्ड (वि०) भयानक, भयपर्ण, डरावना, भयंकर, ड़ 
पक्षियों का एक भेद,---ड्म गर्भाधान, गर्भस्थिति । 

भरुण्डकः [भरुण्ड---कन्‌ | गीदड़, श्गाल । 


भेल (वि०) [भी--रनू, रस्य लः] 4. डरपोक, भीरु, 


2. मर्ख, अनजान 3. “अस्थिर, चंचल 4. लंबा 
5. फुर्तीला, चस्त,--लः नाव, बेड़ा, घिन्नई । 

भेलकः,--कम्‌ |भेल--कन्‌ | नाव, बड़ा । 

भेष (म्वा० उभ०--भेषति-ते ) डरना, त्रस्त होना, भय- 
भीत होना । 

भेषजम [भेषं॑ रोगमयं जयति-जि--ड तारा०| औषधि 
भषज्य या दवा--नरानम्ब त्रातं त्वमिह परम भेषज- 
मसि--गंगा ० १५, अतिवीयवतीव भेषज बहुरल्पीयसि 
दृश्यते गृुण:--कि० २।४ 2. चिकित्सा या इलाज 
3. एक प्रकार का सोया । सम०--अ (आ) गारः, 
--रम्‌ अत्तार (औषधविक्रेता) की दुकान,--अड्भगम्‌ 
कोई चीज जो दवा खाने के बाद ली जाय । 


९५ 


७५३ ) 


भक्ष (वि०) ((स्त्री-क्षी) [भिक्षव तत्समूही वा-अण | 

भिक्षा पर जीवन-निर्वाह करने वाला, -- क्षम्‌ . मांगना 
भीख--मन ० ६।॥५५, याज्ञ ० ३।४२ 2. जो कुछ 
भिक्षा में प्राप्त हो, भीख, दान--भक्षेण वतंयन्नित्यम्‌ 
मन० २।१८८, ४॥५। सम०--अन्नम्‌ भिक्षा में 
प्राप्त आहार, भिक्षा का अन्न,-आशिन (वि० ) भिक्षा में 
प्राप्त अन्न को खाने वाला, (पुं०) भिखारी, साध 
--आहारः भिखारी, - काल: भीख मांगने का समय 
--चरणम,--- चर्यम , --चर्या भीख मांगने के लिए 
इधर उधर फिरना, भीख मांगना, भिक्षा एकत्र करना 
जीविका,--वत्तिः (स्त्री० ) भिखारीपन,--भुज (पुं०) 
भिखारी, भिखमंगा । 

भेक्षवम, भेक्षुकम [भिक्षणां समूहः-अण] भिखारियों का 
सम्‌ह । 

भक्ष्यम [ भिक्षा--ष्यव्ण_] मांग कर प्राप्त किया हुआ अन्न 
भिक्षा, भीख, दान दे० “भक्ष । 
(वि०) (स्त्री०-मो) [भीम--अण्‌ ] भीमविषयक, 
--मी 4. भीम की पुत्री, नल की पत्नी दमयन्ती का 
पित॒परक नाम 2. भाघ शक्‍ला एकादशी, या उस 
दिन किया जाने वाला उत्सव । 

भेससेनि:,-न्यः | भीमसेन-- इज्म , ञ्य वा ] भीमसेन का पुत्र । 

भेरव (वि०) (स्त्री०-बी) [भीरु+अण्‌ | . भयानक, 
डरावना, भीषण, भयावह 2. भैरवसंबंधी,--- वः शिव 
का (इसके आठ रूप गिनाये गये हैं) एक रूप । 
- वी . दुगदिवी का एक रूप 2. हिन्दू-संगीत पद्धति 
गं एक विशेष रागिनी का नाम 3. बारह वर्ष की 
कन्या या किशोरी जो दुर्गा-पृजा के उत्सव पर दुर्गा 
का प्रतिनिधित्व करे,--वसम्र त्रास, भीषणता । सम०» 
---ईशःविष्ण का विशेषण, शिव का विशेषण,-तजक 
-यवातना काशी में जाकर शरीर त्यागने वाले 
व्यक्तियों की आत्मा को परमात्मा में लीन होने के 
योग्य बनाने के लिए भरव द्वारा उनकी बविशुद्धि के 
लिए उनको दी जाने वाली यातना । 

भेषजम [ भेषज--अण्‌ ] औषधि, दवा,--जः लवा पक्षी, 
लावक । द 

भेषज्यम्‌ [| भिषजः कर्म भेषज-सस्वार्थ वा ष्यञ्ज_] 
. औषधियां देना, चिकित्सा करना 2. दवादारू, 
औषधि, दवाई 3. आरोग्यशक्ति, नीरोगकारिता । 

भेष्मकी [ भीष्मक-+-अण्‌ --छीष | विदर्भराज भीष्सक कौ 
पुत्री, रक्मिणी का पितृपरक नाम । 

भोक्‍्त (वि०) [ भज-+-तच्‌ | 3. उपभोक्ता 2. कब्जा 
करने वाला 3. उपभोग में छाने वाला, प्रयोक्‍ता 
4. महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला, भोगन 
वाला, (पुं०) . काविज, उपभोक्ता, उपयोक्‍ता 2, 
पति 3. राजा, शासक 4. प्रेमी । 


( ७५४ ) 


भोग: [ भज्‌--घजञा ] !. खाना, खा पी जाना 2. सखो 
पयोग, आस्वाद 3. स्वामित्व 4. उपयोगिता, उपादे 
यता 5. हकमत करता, शासन, सरकार 6. प्रयोग, 
(घरोहर आदि का) व्यवहार 7. भोगना, झेलना 
अनभव करना 8. प्रतीति, प्रत्यक्षज्ञान 9. स्त्रीसंभोग 
मंथन, विषयसख ॥व0. उपभोग, उपभोग की वस्तु 
--भोगे रोगमयम--भर्तें> ३।३५, भग० १॥३२ 
।4 भोजन, दावत, भोज 2. आहार ॥3. नवेद्य 
4. लाभ, फायदा 5. आय, राजस्व 6. धनसंपत्ति 
7. वेश्या को दी गई मजदूरी 8. वक्र, घमाव, चक्कर 
9, साँप का फैलाया हुआ फण--श्वसदसितभमजडूः 
भोगाजुदग्रन्थि आदि--मा० ५२३, रघ्‌ृ० १०७ 
११।॥५९ 20, सॉप। सम०--अहूँ (वि०) उपभोज्य 
(हँस) संपत्ति, दोलत,--अह्मम्‌ अनाज, अन्न,--आधि 
बन्धक में रक्खी हुई वस्तु जिसका उपभोग तब तक 
किया जाय जब तक कि वह छड़ाई न जाय,-- आवलो 
किसी व्यावसाधिक प्रशस्तिवाचक द्वारा स्तुतिगान 
--नग्नः स्तुतिब्रतस्तस्थ ग्रंथो मोगाक्ली भवेत्‌-- हेम ० 
--आवासः जनानखाना, अन्तःपुर,--कर (वि०) 
सखद या उपभोगप्रद,--गच्छम्म वेश्याओं को दी गई 
मजदूरी,--गहम महिलाकक्ष, अन्तःपुर, जनानखाना 
--तष्णा सांसारिक उपभोगों की इच्छा --तदुपास्थित- 
मग्रहोदज: पितुराशेति न भोगतृष्णया---रघ्‌० ८॥२, 
'स्वार्थपूणं उपभोग मा० २,-देहः भोग-शरीर 
सक्ष्मण्रीर या कारणशरीर जिसके द्वारा व्यक्ति 
परलोक में अपने पूवेकृतशुमाशुभ कर्मो का सखदुःख 
भोगता है,--धरः साँप,--पति: राज्यपाल या विषया- 
घिपति,--पाल: साईस, -पिशाचधिका म्‌ख,--भतक 
,. जो केवल जीविका के लिएनोकरी करता है,--वस्तु 
(नपुं०) उपभोग की वस्तु या पदार्थ,--सझन्‌ (नपुं०) 
भोगावास, दे ०,-स्थासम 4. उपभोग का आसन दारोर 
2. अन्तःपुर । 
भोगवत्‌ (वि०).[ भोग-मतुप्‌ ] 4. सखद, प्रसन्नता 
देने वाला, खशी देने वाला 2. प्रसन्न, समद्ध 3, वक्र- 
वाला, मंडलाकार, कुण्डलाकार, (पुं०) . साँप 
2. पहाड़ 3. नृत्य, अभिनय, और गायन-- [स्त्री ०-- 
ती ) . पाताल गंगा का विशेषण 2. सर्पपिशाचिका 
3. पाता लोक में नाग--पिशाचिकाओं का नगर 
4, चान्द्रमास की द्वितीया तिथि की रात । 
भोगिकः [ भोग-+-ठन्‌ ] साईस, घोड़े का रखवाला । 


भोगिन्‌ (वि०) [ भोग-+इनि ] . खाने वाला 2. उप- 
भोक्‍ता 3. भोगन वाला, अनभव करने वाला, सहन 
करने वाला 4 उपभोक्ता, स्वामी--इन उपयक्‍त 
चार अर्थों में (समास के अन्त में प्रयोग) 5. मोड़दार 
6, फणदार 7, उपभोग में मग्न, विषयवासनाओं 


लिप्त--पंच० १।६५, (यहाँ इसका अर्थ 'फणा से 
यक्‍त' भी हैं) 8. घनाढच, सम्पत्तिशाली, (पुं०) 
. साँप--गजाजिनालम्बि पिनद्धभोगि वा--कु० ५। 
७८ रघ० २।३२, ४॥४८, १०।७, ११।५९ 2. राजा 
3. विषयी 4. नाई 5. गाँव का मखिया 6. आरलेषा 
नक्षत्र--नी राजा के अन्तःपुर की स्त्री जो रानी के 
रूप में अभिषिक्त न हो, रखल, उपपत्नी । सम० 
--ईन्द्र:--ईशः शेष या वासकि,--कान्‍्तः वाय्‌, हवा, 
--भुज्‌ (पुं०) !. नेवला 2. मोर,-- वहलभम्‌ चंदन । 


भोग्य (वि०) [ भज्‌-+ण्यत्‌, कुत्वम ] 4. उपभोग के 


योग्य, या काम में लाने योग्य--रघ० ८।१४, पंच० 
१४११७ 2, भोगन योग्य या सहन करने छायक 
>मेघ० १ 3. लाभदायक,- गश्यम्म 3. उपभोग का 
कोई पदार्थ 2. दौलत, सम्पत्ति, जायदाद 3, अनाज, 
अन्न,- ग्या वेश्या, वारांगना । 


भोजः [ भूज्‌--अच्‌ | . मालवा (या धारा) का प्रसिद्ध 


राजा, (ऐसा माना जाता हँ कि राजा भोज दसवीं 
शताब्दी के अन्त में या ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में हुए थे, वे संस्कृत ज्ञान के बड़े अभिभावक थे, 'सर- 
सस्‍्वतोकंठाीभरण आदि कई ग्रथों का उन्हें प्रणेता समझा 
जाता हूँ) 2. एक दंश का नाम 3. विदभ के राजा का 
नाम--भोजेन दूतो रघवे विसष्ट:-रघ० ५।३९ ७।१ 
-२९, २५, (पं० ब० व०) एक जाति का 
तलाम। सम०--अधिफः . कंस का विशेषण,-- इन्द्र 
भोजों का राजा,-कटम्‌ रुक्‍मी द्वारा स्थापित एक नगर 
का नाम,-- देवः,--राजः । राजा भोज दे ० (१) ऊपर, 
--पतिः . राजा भोज, “2. कंस का एक विशेषण । 


भोजनम्‌ | भज-+-ल्‍ल्यूद ] 4. खाना, भोजन करना,-अजी ण 


भोजनं विषम्‌ 2. आहार 3. भोजन (खाने के लिए) 
देना, खिलाना 4, उपयोग करना, उपभोग करना 
5. उपभोग की सामग्री 6, जिसका उपभोग किया 
जाय 7. संपत्ति, दौलत, जायदाद,-- नं; शिव का विश्ये- 
पषण | सम०--अधिकारः चारे का कायंभार, खाद्य- 
सामग्री का अधीक्षण, कार्याध्यक्ष का पद,-आच्छादतम 
खाना-कपडा,-- काल:, - वेला,-- समयः भोजन करने 
का समय, खाने का समय,-- त्याग: आहार का त्याग, 
उपवास,- भूमि: ( स्त्री ० ) भोजनकक्ष, खाने का कमरा, 
--विशेषः स्वादिष्ट भोजन, धिशिष्ट भोजन,--वक्तिः 
(स्त्री०0)) भोजन, आहार,-व्यग्र (वि०) खाने में 
व्यस्त ,-- ब्ययः खाने-पीने का खच्चे । | 


भोजनीय (वि०) [भज--अनीयर्‌] भक्षेणीय, खाने योग्य, 


-यम्‌ आहार । 


भोजयित (वि०) | भूजू+णिच्‌--तच्‌ | जो दूसरों को 


भोजन कराये, खिलाने वाला | 


भोज्य (वि०) | भुज+ण्यत ] . जो खाया जा सके 


( ७५५ ) 


2. उपभोग के योग्य, अधिकार में करने के योग्य 
3. भोगने के योग्य, अनुभव करने लायक 4. संभोग 
सुख के योग्य,---ज्यम . आहार, खाना--त्वं भोक्‍ता 
अह च भोज्यभूत:-पंच ० २, कु० २।१५, मनु ० ३।२४० 
2. खाद्य सामग्री का भंडार, खाद्य पदार्थ 3. स्वादिष्ट 
भोजन 4. उपभोग । सम०--कालः भोजन करने का 
समय,--संभवः आमरस, शरीर का प्राथमिक रस । 

भोज्या | भोज्य--ठाप्‌ | भोज की एक रानी--रघु ० ६।५९ 
3।२, १३ । 

भोटः एक देश का नाम, (कहते हैं कि 'तिब्व॒त' का ही यह 
नाम है) | सम०-अंगः 'भटान' कहलाने वाला प्रदंश । 

भोटोय (वि०) [ भोट--छ | तिब्बतवासी । 


भोमोरा (स्त्री०) मंगा. विद्वम । 

भोस्‌ (अव्य ०)) [भा+डोस्‌ | संबोधन सूचक अव्यय 
जिसका अन॒वाद होता हैँ अरे, ओ, अहो, ओह, आह 
क्‌ः को5त्र भो: - श० २, (स्वर या सघोष व्यंजन परे 
होने पर पदांत विसर्ग का लोप हो जाता है) अयि 
भो महषिपुत्र-श ० ७, कभी-कभी इसको दोहराया जाता 
हैँ भो भोः शंकरगृहाधिवासिनों जानपदा:---मा० ३, 
इसके अतिरिक्त “भोः का प्रयोग 'शोक' तथा “प्रइन- 
वाचकता' के लिए भी होता है । 

भोजड्भध (वि०) (स्त्री० -गो) [भुजज्भ--अण्‌] सपिल 
सांप जंसा -गम्‌ आइलेषा नामक नक्षत्र । 

भोद्रः [| भोट---अण्‌ पृषो० | तिब्बती, तिब्बतवासी । 

भोत (वि०) (स्त्री०--ती) [ भतानि प्राणिनो$धिकृत्य 
प्रवत्त., तानि देवता वा अस्य अण | . जीवित प्राणियों 
से संबन्ध रखने वाला 2. मूलभूत, भोतिक 3. पंशाचिक 
4. पागल, विक्षिप्त,--तः भूतप्रेत व पिशाचों की पूजा 
करने वाला, देवल, पुज।री,--तम्‌ भूत-प्रेतों का समह । 


भोतिक (वि०) (्त्री०-की) [भूत+ठक्‌ | 4. जीवित 
प्राणियों से संबंध रखने वाला-- मनु० ३।७४ 2. स्थल 
तत्त्वों से निमित, मौलिक, भोतिक--पिंडष्वनास्था 
खल भोतिकेष--रघु० २।५७ 3. भूत-प्रेतों से संबंध 
रखने वाला,--कः शिव का नाम,--कमस््‌ मोती । 
सम ०---मठः--विहा र, -- विद्या जादूगरी, अभिचार । 
भोम (वि०) (स्त्री०) [भमि--अण्‌ | 4. पार्थिव 2. पृथ्वी 
पर होने वाला, मिट॒टी का बना हुआ, लौकिक --भौमो 
मरने: स्थानपरिग्रहोब्यम---रघ्‌० १३॥३६, १५५९ 
3. मिद॒टी का, मिट्टी से निर्मित 4. मंगल से संबद्ध, 
--मः . मंगलग्रह 2. नरकासुर का विशेषण 3. जल 
4. प्रकाश । सम०--दिनम्‌,--वारः,---वासरः मंगर- 
वार,--शि० १५।१७,--रत्नम्‌ मंगा । 
भोसनः [भूमन्‌-+-अण | देवों के शिल्पी विश्वकर्मा का नाम । 
भोसिक (वि०) (स्त्री०--को ) ॥ [भूमि-|-ठक्‌ यत्‌ वा] 
भोम्य (वि०) पार्थिव, लौकिक, पृथ्वी 


पर रहने वाला या विद्यमान । 


भौरिकः [भूरि सुवर्णणधिकरोति-- ठक्‌] राजकीय कोश में 


सुवर्णाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष । 


भोवन: दे० भोमन । 


भोवादिक (वि०) (स्त्री--की) [भ्वादि-+ठक्‌] भ्वादि 
अर्थात्‌ भू से आरम्भ होने वाली धातुओं से सम्बन्ध 
रखने वाला । 


अंदर (भ्वा० आ, दिवा० पर० श्रंशते, भ्रव्यति, भ्रष्ट: 
(अधिकर० अपा० के साथ ). गिरना, टपकना, उलट 
जाना,-हस्ताद अ्रष्टमिद॑ बिसाभरणम्‌--श० ३२६ 
2. गिरना, विचलित होना, अलग छट जाना 
- यूथाद्‌ भ्रष्ट:---हिं० ४, रघु० १४॥१६ 3. वज्चित 
होना, खो देना--बश्रंशेइ्सौ धृतेस्ततः--भद्ठि 
१४।७१, पंच २१०८ ४॥।३७ 4. बच निकलना, भाग 
जाना,--संग्रामाद बशञ्लंशः कचित्‌ू--भट्टि ० १४।१०५, 
१५।५९ 5. क्षीण होना, मर्शाना, घटना 6. ओझल 
होना, नष्ट होना, अलग होना--मालवि० १॥८, १२, 
प्रर० भ्रंशयति-ते । गिराना, पछाड देना 2, वज्चित 
करना, परि-, . गिरना, टपकना, उलठटना, 
फिसलना 2. बहकना, भटकना 3. अछूग हो जाना, 
पथभ्रष्ट होना, विचलित होना 4. खोना, वच्चित 
हीना--मन्‌ ० १०।२० प्र--, . गिरना, ठपकना 
फिसलना,-- प्र भ्रश्यमाना भरणप्रसूनामू-रघु ० १४५४ 
2. खोदेना, वज्िचित होना -- प्र भ्रवरंयते तेजस:-- म॒च्छ ० 
१।१४, प्रर०-- पछाडना, नीचे डालना, नीचे गिरना 
+रघु० १३॥३६, बि--, 7. गिरना, टपकना 
2. बर्बाद होना, क्षीण होना 3. गिरना, भटकना, 
पथ भ्रष्ट होना 4. खो देना । 


अरशद: सः [ भ्रंश भावे घव्म] ॥. गिर पडना, - टपक 
पड़ना, गिरना, फिसलना, नीचे गिरना--सेहेडस्थ न 
अ्रंशमतो न लोभात्‌--रघ्‌० १६।७४, कनकवलय- 
भ्रंशरिवतप्रकोष्ठ:--मेघ० २ 2. क्षीण होना, घटना 
ह्ास होना 3. पतन, नाश, बर्बादी, विध्वंस 4. भाग 
जाना 5. ओझल हो जाना 6. खो जाना, हानि 
वजुचना--स्मृति भ्रशाद बद्धिनाश:--भग० २॥६३ 
इसी प्रकार “जातिभशभ्रंश' 'स्वार्थश्रंश/ 7. भटकने वाला, 
अ्रष्ट हो जाने वाला, विचलित । 

अदयः [ भ्रश+-अथच | दे० 'प्रश्नंशथ । 

अदा (स) न (वि०) (स्त्री--नी) [अभ्रंश-ल्यट] 
. नीचे फेक देने वाला,---नम . गिर पड़ने की क्रिया 
2. गिरना, वड्चित होना, खो देना । 

अंशिन (वि०) [अभ्रंश-/ णिनि] . नीचे गिरने वाला 
पतनशील 2. जी होने वाला 3. भटकने वाला 
4. बर्बाद होने वाला, नष्ट होने वाला । 

अस्‌ू-दे० 'भ्रश । 


( ७५६ ) 


अकुंशः [अवा क्रुंशो भाषणं यस्य ब० स०, अकारादेश: | 
स्‍त्री को वेशभूषा में नट (नाटक का पात्र) । 

अक्ष (म्वा० उभ० भ्रक्षति-- ते) खाना, निगलना । 
अज्जनम [ अस्ज --ल्यूट्‌ | तलने की क्रिया, भूनना, सेकना । 
भ्रणू (म्वा० पर० भ्रणति) शब्द करना । 

अरभंग:-- दे ० अ्रभंग: । 

भ्रम (म्वा०, दिवा० पर० अ्रमति, भ्रम्यतिं, श्राम्यति, 
अन्त) . इधर उधर घूमना, हिलना-जुलना, मारा 
मारा फिरना, टहलना, (आल से भी )-श्रमति भवने 
कन्दर्पाज्ञा--मा ० ११४, मनो निष्ठाशन्यं भ्रमति च 
किमप्यालिखसति च--३१, (बहुधा स्थान में कम) 
भव बश्राम- दश ०,-दिहुमण्डलं अ्मध्ति मानस चाप- 
लेन--भतृ ० २३।७७, इसी प्रकार भिक्षां भ्रम . इधर 
उधर मांगते फिरता 2. मूड़ना, चक्कर काटना, घू मना, 
वतुलाकार गति होना--सूर्यो अ्राम्यति नित्यमेव 
गगने--भतृं ० २।९५, भ्रमता भ्रमरेण-गीत० ३, 
3. भटक जाना, भटकाना, इंधर-उघर होना, विच- 
लित होना 4. डगमगाना, लड़खड़ानां, डांवाडोल 
होना, संदेह की अवस्था में होना, झिझकना -- मा० 
५]२० 5. भूल करना, भूल में ग्रस्त होना, गलती 
पर॑ होना,--आभ रणकारस्तु तालव्य इति बश्राम 
6. फुरफुराना, फड़फड़ाना, कांपना, चंचल होना-चक्ष- 
आम्यति--पंच० ४॥७८ 7. घेरना, - प्रेर० (भ्रमयति 
->ते, अ्रामयति- ते) टहलाना, फिराना, घृमाना, 
चक्कर दिलाना, आवर्तित करना--भ्रमय जलदानं 
भोगभन््‌- मा० ९।४१ 2. भलाना, भ्रम में डालना, 
गुमराह करना, उलझाना, उद्धविग्ग करना, झंझट में 
डालना, चकरा देना, डांवाडोल करना--विकाररचे- 
तन्‍यं भ्रमयति च संमीलयति च - उत्तर० १॥३५ 
3. लहराना, (तलवार) घुमाना, दोलायमान करना 
“लीलारविन्द भ्रमेयाज्चक/र-रघ्‌ ० ६।१३. उद -., 
. भ्रमण करना, इधर उघर घमना, गड़बड़ा जाना 
--पावत्यद्‌ भ्रमति प्रमीलति पतत्यग्याति म्‌छत्यपि 
>गीत० ४ 2. भूलना, भल में पड़ना 3. विक्ष॒ब्ध होना, 
व्याकुल होना --रघृ० १२।७४,- परि . टहलना, 
घूमना, भ्रमण करना, इधर-उधर हिलना-जुलना 
--परिभ्रमसि कि वथा क्वचन चित्त विश्रम्यताम्‌ 
-- भेतुँ० ३१३७ 2. मंडराना, चक्‍कर लगाना 
-- परिश्रमन्मूधे॑जषटपदाकुल:-कि ० ५११४ 3. घूमता, 
परिक्रमः करना, मुड़ना, 4. घूमना, मारा मारा 
फिरना (कर्मं० के साथ) 5. मोड़ना, प्रदक्षिणा 
करना, बि- , . घमना, इधर उघर चवकर काटना 
2. मंडराना, आवतित होना, चक्‍कर खाना 3. उड़ा 
देना, तितर वितर करना, इधर उधर बखेरना 
4. गडबडा जाना, अव्यवस्थित होना, व्याकुल होना, 


विस्मित होता--भग० १६।१६, (प्रेर०) घबरा देना, 
उद्विग्न करना --प्रभामत्त३चन्द्रो जगदिदमहो विश्रम- 
यति--काव्य ० १०, सम--- . घमना, टहलना 
2. गलती पर होना, व्याकुल होना, उद्विग्न होना, 
घबडा जाना । 


अ्रमः [ भ्रमू+ घज्म_ ] 4. घमना, टहलना, चहलकदमी 


करना 2. चक्‍कर खाना, आवतित होना, घूम जाना 
3. चक्राकार गति, परिक्रमा 4. भटकना, विचलित 
होना 5. भूल, गलती अशुद्धि, गलतफहमी, भ्रान्ति 
--शुक्तों रजतमिति ज्ञानं भ्रम: 6. गड़बड़ी, व्याकु- 
लता, उलझन 7. भंवर, जलावतं 8. कुम्हार का चक्र 
9. चवकी का पाट 0. खराद . घृणि 2. फौवारा, 
जल प्रवाह | सम०--आकुल (वि०) घबराया हुआ, 
--आसकक्‍त सिकलीगराःशस्त्रमाजंक । 


अमणम [ भ्रम-ल्यूट | . इधर-उधर घमना, टहलना 


2. मुड़ता, क्रान्ति 3. विचलन, पथ अ्रंशन 4. कांपना, 
डगमगाना, चंचलता, लडखडाना 5. गलती करना 
6. घृर्णन, घुमेरी,-णी . एक प्रकार का खेल 2. जोक । 


भ्रमत ( वि०) [ भ्रम-+शत्‌ |] घूमना, टहलना आदि। 


सम०--कुटी एक प्रकार का छाता । 


अमर: [ भ्रमू+करत्‌ ]. मधुमक्खी, भौंरा--मलिने४पि 


रागपूर्णा विकसितवदनामनल्पजल्पे5पि, त्वयथि चपले5पि 
च सरसा भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि--भामि० 
१।१०० (यहाँ द्वितीय अर्थ भी सुझाया जाता हें) 
2. प्रेमी, सीन्दय्यप्रेमी, लम्पट 3. कुम्हार का चाक, 
--रम घृर्ण, घमेरी। सम०--अतिथिः चम्पा का 
पौधा,--अभिलोन (वि०) मक्खियों से लिपटा हुआ, 
रघ० ३।८,--अलक:ः मस्तक पर की लट,--इ्ृष्टः 
इयोनाक का वृक्ष,-- उत्सवा माघवी लता,-- करण्डक: 
मक्खियों से भरी हुई पेटी (इसे चोर अपने साथ 
रखते हैं और जब चोरी करने जाते हैं तो इन मक्खियों 
को छोड़ देते हैं जिससे कि यह बत्ती बुझा दें ) ,--कीटः 
भिरों की जाति,-प्रियः कदम्ब व॒क्ष का एक भेद, 
--बाघा भोंरे द्वारा सताया जाना-श० १,--सण्डलम्‌ 
मक्खियों (भोंरों) का झुंड । 


भ्रमरक: [ भ्रमर--कन ] 4. भौंरा 2. जलावत॑ं, भंवर, 


--कः,-- कम्‌ . मस्तक पर लरूटकने वाली बालों को 
लट 2. खेलने के लिए गेंद 3. लट॒ट । 


अ्रमरिका [ भ्रमरक --टाप्‌ इत्वम्‌ ] सब दिल्लाओं में धूमने 


बाली ॥ 


भ्रमिः (स्त्री०) [ श्रम-+इ | . आवर्तन, मोड, चत्रा- 


कार गति, इधर-उधर घूृमना, क्रान्ति-उत्तर ० २३।१९, 
६।३, मा० ५।२३ 2. कुम्हार का चाक 3. खरादी की 
खराद 4. भंवर 5. बवंडर 6. गोलाकार सनिक---क्रम- 
व्यवस्था 7. भूल, गलती । 


( ७५७ ) 


अ्रश दे० भ्रंश । 

अशिमन्‌ (पृं०) [भृशस्य भावः--इयनिव, ऋतो र|]: 
प्रचंडता, अत्यधिकता, उम्रता, उत्कटता । 
(वि०) ([भ्रंश-- क्त] . पतित, नीचे पड़ा हुआ 
2. गिरा हुआ 3. भटका हुआ, विचलित 4. वियक्त 
वज्चित, तिष्काषित, निकाला हुआ-यथा “भप्रष्टा- 
धिकार' में 5. मर्झाया हुआ, क्षीण, बर्बाद 6. ओझल 
खोया हुआ 7. दुश्चरित्र, दृषितचरित्र | सम» 
--अधिकार (वि०) अपनी शक्ति या पद से वड्चित, 
पदच्यृत,-- क्रिय (वि०) विहित कर्मों को जिसने 
नहीं क्रिया,--गुद (वि०) एक प्रकार के गदरोग से 
ग्रस्त, योग: जो धर्मच्यत हो गया हो । 

अस्ज ( तृदा० उभ०-भृज्जति भूष्ट - -श्रर० भर्जयति 

>तै, भ्रज्जयति-- ते, इच्छा ० बिभक्षंति. बिभजिषति, 

बिभ्रज्जिषति ) तलना, भूनना, सेकना कील पर मांस 

भूनता, (आलं० से भी )-बश्रज्ज निहते तस्मित्‌ शोको 

रावणमग्निवत्‌---भहि० १४॥८६ । 


भ्राज्‌ (म्वा० आ० अ्राजते) चमकना, दमकना, चम- 
चमाना, जगमगाना--रुरुज श्रेंजिरे फेण बहुघा हरिरा- 
क्षताः--भद्वि ० १४॥७८, १५।२४, वि - जगमग 
करना, देदीप्यमान होना--बिभ्राजसे मकरकेतनमचर- 
यन्ती --रत्न० १२१ । 

भ्राज: [ आ्राज्‌-|- क) सात सूर्यों में से एक,--जम्‌ एक प्रकार 
का साम | 

अआ्राजक (वि०) (स्त्री ०-जिका) [भ्राज्‌-+ण्व॒ल] चमकाने 
वाला, देदीप्यमान, - कम पित्त, त्वचा में व्याप्त पित्त । 

अआाजथः [अआजू--अथच |] आभा, कान्ति, उज्ज्वलता, 
सौन्दर्य । 

भअ्राजिन्‌ (वि०) [भ्राज्‌-णिनि] चमकने वाला, जगमगाने 
वाला । 

अआ्राजिष्णु (वि०) [भ्राज्‌+-इष्णच] चमकने वाला, देदीप्य- 
मान, उज्ज्वल, दीप्तिकेन्द्र,--ष्णुः ।, शिव का विशेषण 
2. विष्णु का विशेषण । 


अआरात ( 
2. घनिष्ठ मित्र या संबंधी 3. विकटवर्ती रिश्तेदार 


4. मित्रवत्‌ संबोधन का चिह्न (प्रिय मित्र,) भ्रातः कष्ट- 
महो--भते ० ३।३७, २॥३४, तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रात 
“मोह ० । सम०--गन्धि,--गन्धिक (वि०) जिसका 
भाई केबल नाम के लिए ही, नाम मात्र का भाई 
- जः भतीजा (जा) भतीजी--जाया ( भ्रातुर्जाया 
भी) भाई की पत्नी, भाभी, मेघ० १०,--दत्तम बहन 
के विवाह पर भाई द्वारा बहन को दी गई संपत्ति, 
-+द्वितीया कार्तिक शुल्का द्वितीया (इस दिन बहनें 
अपने भाइयों को अपने घर पर आमंत्रित करती है 
और उनकी खातिर करती हैं, भाई भी इस दिन 


)[ भ्राज़्ञ+तवच पृषो० ] !. भाई, सहोदर. 


बहनों को उपहार देते हूँ, संभवतः यह दिन इस लिए 
मनाया जाता हूँ कि इस दिन यमुना ने अपने भाई को 
आमंत्रित किया था--तु० यमद्वितीया),-पुत्र 
( भ्रातुष्पुत्र) भतीजा,---बधः भाई की पत्नी, -- इवसुर 
पति का बड़ा भाई, जेठ,--हत्या भाई की हत्या 

भ्रातक (वि०) [भ्रात्‌+कन ] भाई से संबंध रखने वाला । 

अआतव्यः [भ्रातु: पुत्र: व्यत] ।. भाई का बेटा, भतीजा 
2. शत्र, विरोधी । 

अतबल (वि०) [भ्रात॒+वलूच] जिसके एक या 
अधिक भाई हों । 

श्रात्रोय:, अात्रेयः [श्रात-+छ] भाई का पुत्र, भतीजा । 


अआत्यम [भ्रात+ष्यझ |] भाईचारा, अआातृभाव । 
भ्रान्त (वि०) [भ्रम-क्त] . इधर उधर घमा फिरा 
हुआ 2. म॒ुड़ा हुआ, चक्‍कर खाया हुआ, घ॒माया हुआ 
3. भला हुआ, कुपथगामी, भटका हुशा 4. घबड़ाया 
हुआ, गड़बड़ाया हुआ, इधर उधर घूमने फिरने वाला 
इधर से उघर और उधर से इधर घमने फिरन वाला 
चक्कर काटने वाला,--तम . घमना, इधर उधघर 
फिरना,- वर पवतदुगष भ्रान्तं वनचरं: सह--भत ० 
: २१४ 2. गलती, भूल । 


आन्ति: (स्त्री०) [भ्रम-क्तिन्‌ ] ।. इधर उधर फिरना, 
घूमना 2. घमकर मड़ना, मटरगस्त करना 3. क्रान्ति, 
गोलाकार या चक्राकार घमना--चत्रश्रान्तिररान्त- 
रेष वितनोत्यन्यामिवारावलीम--विक्रम० १५ 
4. भूल, गलतीः अ्रमा व्यामोहा मिथ्यामाव- - श्रितासि 
चन्दन भ्रान्मा दविपाक॑ विषद्रमम्‌--उत्तर० १॥४६ 
5. घबराहट, उद्विग्तता 6.संदेहा अनिश्चया शेका । 
सम०-कर (वि०) विह्लुल करने वाला, भ्रम मे 
ड्छिन वाला,--नाशनः शिव का विशेषण,--हर 
वि०) संदेह या भूल को दूर करने वाला । 
भअ्रान्तिमत (वि० भान्सि --मतुप्‌] . घूमने वाला, मड़ने 
वाला,-भ्रान्तिमद्वारियन्त्रम---मालवि ० २।१३ 2. भूल 
करने वाला, गलती करन वाला, भ्रमयकक्‍त--प्‌० ए 
अलंकार जिसमें शे वस्तुओं की पारस्परिक समानता 
के कारण एक वस्तु की भूल से अन्य वस्तु समझ लिया 
जाता ह,--श्रान्तिमानन्यसंवित्ततुल्यदर्शन --काव्य ० 
१०, उदा०---कपाले मार्जार: पय इति करान्‌ लेढि 
शशिन:, आदि-विक्रम० ३।२, मा० १२, भी । 
अआ्रामः [ भ्रम अण | . इधर-उघर घूमना 2. मोह, भूल, 
गलती । 
भ्रामक (वि०) (स्त्री०-मिका ) [ भ्रम/+णिच्‌+ण्वल ] 
. घमाने वाला 2. आवतित करने वाला 3. उलझाने 
वाला, धोखा देने वाला--कः 4, सूरजमृखी फूल 
2. एक प्रकार का चूंबक पत्थर 3. धोखेबाज, बदमाश, 
ठग 4. गीदड़ । 


( ७५८ ) 


भ्रामर (वि०) (स्त्री०--री) [ भ्रमरेण सभृतं भ्रमरस्येदं 
वा अण्‌ ] भ्रमर संबंधी,---२:,--रम्‌ एक प्रकार का 
चुंबक पत्थर--रम्‌ 4. चक्‍कर काटना, 2. आघर्णन 
3. अपस्मार, मिरगी 4' शहद 5. एक प्रकार का रति- 
बंध, संभोग का आसन विशद्ेष- रो ॥. दुर्गा का 
विशेषण 2. चारों ओर घूमना, प्रदक्षिण करना-दीयतां 
अआ्रामयं:--कर्प् र० ४, विद्ध ० २ । 

आ (मला) श्‌ (म्वा० दिवा० आ०» श्राशते, अ्राश्यन्ते, 
म्लाशते, म्लाइयते ) चमकना, दमकना, जगमगाना । 

आष्ट:,--ष्टम [ भ्रस्ज- ष्टरनू, भ्रष्ट---अण्‌ वा] कड़ाही, 
“ष्टः . प्रकाश 2. अन्तरिक्ष । 

अआाष्ट्रसिन्ध (वि०) [ भ्राष्ट्र+-इन्ध्‌+अण्‌, मुम्‌ ] तलते 
वाला या भूनने वाला, भड़भूजा । 

आा (म्ला) स्‌ दे० भरा (म्ला) श्‌। 


जु (अ्ू) इुंशः (सः) [ आुवा कुंशो (सो) भाषणं यस्य 
ब० स० हृस्वो वेकल्पिकः ] स्त्री की वेशभूषा में 
नाटक का पुरुषपात्र । 

अकुटि:--टी [ अब: कुटि: कौटिल्यमू--ष० त० ] दे० 
'अुकुटि । 

अड (तुदा० पर० भअ्रुडति) 4. संचय करना, एकत्र करना 
2. ढकना । 

भ्र(स्त्री०) | भ्रमू--डू ]भौंह, आँख की भौंह- कान्ति- 
अवो रायतलेखयोया--कु० १।४७। सम०--कुटि:, 
5->डटी (स्त्री०) भौहों की सिकुड़न या कुटिलता, 
त्यौरी चढ़ाना, “बंध, रचना भ्रभंग या भ्रभंगिमा, 
अकु्टि बंध या रच भोहें सिकोड़ना, त्यौरी चढ़ाना 
--क्षेपः भोंहों को सिकोड़ता-- श्रक्षेपमात्रा नुमतप्रवे- 


मः [ मारंक ] !. काल 2. विष 3. जादू का ग्र 
4. चन्द्रमा 5. ब्रह्मा 6. विष्ण 7. शिव 8. यम,--मम् 

4. जल 2, प्रसन्ननता, कल्याण । 
मकरः [ मं+धिषं किरति-क्‌ू-+अच्‌-तारा० ] १. एक 
प्रकार का समद्री-जन्तु, घडियाल, मगरमच्छ;--झषाणां 
मकरइचास्मि-भग ० १०३१, मकरवकक्‍त्र--भतु० २।४ 
'मकर कामदेव का प्रतीक या कुलचिह्न माना जाता 
हैँ, तु० निम्तांकित समस्त पदों की) 2. मकरराशि 
3. मकरव्यू है, सेना को मकराकार स्थिति में क्रमबद्ध 


शाम--कु० ३।६०,-जाहम्‌ भोंह का मूल,--भड्गभ: 
-भेदः भौंहों की सिकुड़न वा कुटिलता,-त्यौरी-त्रज्भ- 
भ्रभद्भा क्षुभितविहगश्नेणिरशना--विक्रम० ४।२८, 
सम्रभज्भम खमिव-मेघ० २४, सन्नभड्भम्‌ त्योरो-चढ़ा 
कर ,-भेदिन (वि०) त्यौरी चढ़ाये हुए,--मध्यम्‌ 
भौंहों के बीच का स्थान,---लता बेल की भांति भौंह, 
महराबदार या कुटिल भौंह,--विकारः, --विक्रिया, 
--विक्षेप: भौंहों की सिकुड़न,-- विचेष्टितम्‌,-वि श्रम, 
--बिलासः भौंहों का मोहक संचालन, भोंहों की काम 
केलि,--स भ्र्विलासमथ सोध्यमिती रथित्वा -- मा० १। 
२४, मेघ० १६ । 

अण: [ भ्रूण धरा ] 7. गर्भ, कलर 2. ([गर्भस्थ) 
बच्चा, बालक | सम० -ध्न- हन्‌ (वि०) अभ्रण 
हत्या करने वाला,--हतिः,--हत्या श्रण कागिराना, 
गर्भपात कराना--श्रणहत्यां वा एते घ्नन्ति--याज्ञ ० 
१।६४। 

श्रेज (म्वा० आ० भअ्रेजते) चमकना । 

श्र (सले) प्‌ (भ्वा० उभ०--भ्रेषति--ते, म्लेषति--ते ) 
. जाना, हिलना-जुलना 2. गिरना लड़खड़ानां, डग- 
मगाना, फिसलना 3. डरना 4. क्रोध करना । 

भ्रेष: | भ्रष -घल्ण ]. हिलना-जुलना, गति 2. डग- 
मगाना, लड़खड़ाना, फिसलना 3. विचलित होना, 
भटकना, पथभश्रंश 4. सत्य से विचलन, अतिक्रमण, 
पाप 2. हानि, वंचना । 

भ्रोणहत्यम [ अ्रणह॒त्या-- अण ] गर्भस्थ शिशु की हत्या । 

म्लक्ष दे० अ्रक्ष । 

म्लाज दे० भ्राश्‌ । 


एक । सम०--अड्भु , कामदेव का विशेषण 2. समृद्र 
का विशेषण,--अश्वः वरुण का विशेषण,--आकर:, 
“अआलयः,--आवासः सम॒द्र, सागर,-- कलम मकर 
की आकृति का कुंडल,--केतनः,--केतुः--कैतुमत्‌ 
( पुं०) कामदेव के विशेषण,-ध्वजः . कामदेव का 
वशेषण--तत्प्रेमवारि. मकरध्वजतापहारि--चौर ० 
४१ 2. सेना की विशेष क्रम-व्यवस्था,---राशिः 
(सत्री०) मकर राशि,--संक्रमणम्‌ सूर्य की मकरराशि 
में गति,--सप्तमी माघशुक्ला सप्तमी । 


करना 4. मकर के आकार का कुंडड 5. मकर के रूप | मकरन्दः [ मकरमपि द्यति कामजनकत्वात्‌ दो-अवखण्डने 


में हाथों को बाँघना 6. कुबेर की नौ निधियों में से 


क, पृषो० मुम-तारा० ] . फूलों से प्राप्त शहद, 


( ७५९ ) 


मधु, फूलों का रस--मकरन्दतुन्दिलानाम रविन्दाना मं 
महामान्य:---भामि० १।६, ८ 2. एक प्रकार की 
चमेली 3. कोयल 4. भौंरा 5. एक प्रकार का समर- 

न्धित आंम्रवृक्ष--दम फूलों का केसर । 

सकरन्दवत्‌ (वि०) [ मकरन्द--मतुप्‌ | मध से पूर्ण,--ती 

क्‍ पाटल की बल या पाटल का फूल । 

सकरिन्‌ (पुं०) [ मकर--इनि | समुद्र का विशेषण । 

सकरी | मकर--डीप | मादा घडियाल। सम०---पत्रम, 
“लेखा लक्ष्मी के मुखपर 'मकरी' का चिह्नल॒,--प्रस्थ 
एक नगर का नाम । 

सकुटम्‌ [मद्भू +उट, अनुनासिकलोप:| ताज-तु० 'मकुट' । 

मकुतिः [ मद्भू +उति पृषो० ] शूद्रशासन, राजा की ओर 


से श॒द्रों के लिए आदेश । 

मकुरः [ मक्‌--उरच्‌, पृषो० ] . शीशा, दर्पण 2. बकुछ 
फा वृक्ष 3. काली 4. अरब की चमेली 5. कुम्हार 
के चाक का डंडा । 

सकुलः | मदड्भू +-उलच, घषो० ]7 
2. काली 

मकुष्ट,, सकुष्ठकः | मद्ूू +-उ पषो० नलोपः:, मक भषां 
स्तकति प्रतिहन्ति-मकु+स्तक--अच |] एक प्रकार 
को लोबिया । 

मकुष्ठः [ मक--स्था--क | मोठ, 
प्रकार) । 

मसक्लकः [ मड्ू_ +ऊलक्--कन्‌ पृषो ० नलोप: ] . कली 

दंती नामक वक्ष । 

सक्‍क्‌ (भ्वा० आ०-मकक्‍कते ) जाना, हिलना-जुलना । 

सक्‍कुलः | मकक--उलक |] धप, गग्गल, गेरू । 

सक्‍कोल:ः [ मक्‍क्‌--ओलच्‌ | खडिया मिट्टी । 

समक्ष (म्वा० पर० मक्षति) 4. इकट॒ठा होना, ढेर लगना, 
सञउ्चय करना 2. ऋ्रद्ध होना । 


मक्षः | मक्षघव्म ]. क्रोध 2. पाखण्ड 3, समच्चय 
संग्रह) सम०--बवीयः पियाल वक्ष । 

मक्षि (क्षी) का | मक्ष+ण्वल--टाप्‌., इत्व ) मक्‍खी 
मधमक्खी--भो उपस्थितं नयनमघ संनिहिता मक्षिका 
च -मालवि० २। सम०--मलम मोम । 

मर, मंख्‌ (म्वा० पर० मखति, मंखति) जाना. 
सरकना । 

सख: | मख्‌ संज्ञायां घ | यज्ञ, यज्ञविषयक कृत्य,--अकि- 
चनत्वं मखजं व्यनक्ति---रघृ० ५११६, मन० ४।२४ 
रघु० ३॥।३९ । सम०--अग्निः--अनलः यज्ञाग्नि 
“असुहद (पु०) शिव का विशेषण --क्रिया यज्ञ 
विषयक कोई क्ृत्य,--भ्रात (पं०) राम का विशेषण, 
>"हिंष (फं०) पिश्याच, राक्षस - रघ० ११।२७ 
-ठषिनू (पुं०) शिवका विशेषण,--हन्‌ (नपुं०) 
. इन्द्र का विशेषण 2. शिव का विदेषण । 


बकुल का वृक्ष 


(लोबिये का एक 


चलना , 


सगधः | मगध्‌--अच्‌, मं दोष द्धाति वा मग+घधा 
+के | एक देश का नाम, बिहार का दक्षिणी भाग 
--अस्ति मगधेषु पुष्पपुरी नाम नगरी-दश्ा० १, 
अगाधघसत्त्वों मगधप्रतिष्ठ:--रघु० ६।२१ 2. भाट, 
बन्दी, चारण,--घा: (ब० व०) £. मगध देश के 
अधिवासी, मागध 2. बडी पीपल | सम०---उद्भवा 
बडी पीपल,---पुरी मगध की नगरी,--लिपिः (स्त्री ० ) 
मागधी लिपि या लिखावट । 

मग्न (भू० क० कृ०) [मस्ज्‌--क्त] 4. गोता लगा हुआ, 
ड्बकी लगाई हुई 2. सराबोर, ड्बा हुआ 3. लीन, 
लिप्त (दे० मस्जू ) । 

मघः [मड-घ्‌--अच्‌, पृषो०]. विश्व के एक द्वीप या प्रभाग 
का नाम 2. एक देश का नाम 3. एक प्रकार को 
ओषधि 4. सुख 5. मघा नाम का दशर्वां नक्षत्र,-- घम्‌ 
एक प्रकार का फल । 


मघव, मघवत्‌ (पुं०) [मधघवन--त अन्‍न्तादेश:, 
इत्सज्ञा | इन्द्र का नाम । 

सघवन्‌ (पुं०) [मह पूजायां कनिन्‌, नि० हस्य घः, व॒गा- 
गमइच | (कतृं ० ए० व० - मधघवा, कमें० ब० व०७ 
“मघोनः ) . इन्द्र का नाम-दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय 
मघवा दिवम्‌ -रघु० १।२६, ३॥४६, कि ३॥५२, कु० 
३।१ 2. उलल, पेचक 3. व्यास का नाम । 

मघा [मह-+घ, हस्य घत्वम, टाप] दसवां नक्षत्र, जो 
पांच तारों का समह है । सम० - त्रयोदज्ञी भाद्रपद 
कृष्णा त्रयोदशी,--भवः, -भः शक्रग्रह । 

महक (मभ्वा० आ०-मद्भूते) . जाना, हिलना-जुलना 
2. सजाना, अलंकृत करना । 

मड्िलः [मड्ू -इलच्‌ ] दावानल, जंगल की आग । 

सडकुरः [मद्भः -+उरच | दर्पण, शीशा । 

मडक्षणम [मडख--ल्यट, पृषो० खस्य क्षत्वम | टांगों की 
रक्षा के लिए कवच, पिडलियों की रक्षार्थ कवच । 


मडक्षु (अव्य० ) | मडख्‌--उन, पषो० खस्य क्षत्वम ] तुरन्त, 
जल्दी से, शीघ्र,-मडशक्षदपाति परित: पटलरलीनाम्‌ 
--शि० ५१३७ 2. अत्यन्त, बहुत अधिक । 

मल: [मंडख--अच | 4. राजा का चारण 2, एक विशेष 
प्रकार को औषधि । 

सहग (म्वा० उभ० मझ़ुति-ते) जाना, हिलना-जुलना । 

सड़ [मड्ग--अच्‌ . नाव का अगला भाग 2. नाव का 
एक पादव । 

सड़ल (वि० ) | मड्ग्‌--अलच | . शुभ, भाग्यशाली, कल्या- 
णकारी, हितकाम-यथा मजझजलदिवस:, मजद्भुलवषभ 
में, 2. समृद्ध, कल्याणप्रद 3. बहादुर,--छूम . (क) 
शुभत्व, कल्याणकारिता --जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं 
गोत्रमंगलम्‌ --उत्तर० ६॥४२, रघु० ६१९, १०।६७, 
(ख) प्रसन्नता, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, आनन्द, 


ऋषकारस्य 


( ७६० ) 


उल्लास --मा० १।३, उत्तर० ३॥४८, (ग) कुशल 
क्षेम, कल्याण, मंगल--सज्भूः सतां किम न मज्भलमात- 
नोति--भामि० १।१२२ 2. शभ शकुन, कोई भी 
शुभ घटना 3. आशीर्वाद, नांदी, शुभकामना 4. शभ 
या मंगलकारी पदार्थ 5. शभावसर, उत्सव 6. ( विवाह 
आदि) शुभ संस्कार 7. कोई पुरानी प्रथा 8. हल्दी 
-जलः मंगलग्रह,-ला पतिव्रता स्त्री । सम ०--अक्षता: 
(१०, ब० व०) आशीर्वाद देते समय ब्राह्मणों के 
द्वारा लोगों पर फेंके जाने वाले चावल,-अगुरु ( नपुं० ) 
चन्दन का एक भेद, -अयनम आनंद या समद्धि का 
मार्ग--अलइकृत (वि०) शुभ अलंकारों से अलंकृत 
कु० ९।८७,--अष्टकम्‌ विवाह के अवसर पर वरवघ्‌ 
की मंगलकामना के लिए पढे जाने वाले आशज्ीर्वादात्मक 
इलोक,---आचरणम्‌ (सफलता प्राप्त करनकेउटंश्य 


से) किसी भी ग्रन्थ के आरम्भ में पढ़ी जाने वाली 
प्राथना के रूप में मंगल-प्रस्तावना,--आचारः . शभ 
पवित्र प्रथा 2. आशीर्वादोचज्चारण, नांदी,--आतोद्यम 
उत्सव के अवसर पर बजाया जाने वाला ढोर 
--आदेशवत्तिः भाग्य में लिख को बताने वाला 
ज्यों तिषी,---आरम्भः गणंश का विशेषण -- आलम्भनम 
किसी शुभ वस्तु को स्पर्श करना,--आलय 
--आवासः देवालय, मन्दिर,--आह्लिकम्‌ मंगल- 
कामना के लिए नित्य अनष्ठेय घामिक कृत्य,--इच्छ 
आनन्द या समद्धि का इच्छक,--करणम्‌ किसी 
(वि०) भी कायय की सफलता के लिए पढ़ी 


जाने वाली प्रार्थना,--कारक,-कारिन (वि०) शुभ, 
मंगलका री,--कार्यम्‌ उत्सव का अवसर, कोई भी 
मांगलिक कृत्य--श ० ४, -. क्षोमम उत्सव के अवसर 
पर पहना जाने वाला रेशमी वसच्त्र--रघु० १२॥८, 
-प्रहः शुभग्रह घट:,-पात्रम उत्सव के अवसर पर पानी 
से भरा कलश जो देवोंको अपित किया जाय, - छाथ 
प्लक्ष का वक्ष, पाकड का पेड़, --नसुर्यम,-याद्यम्‌ एक 
वाद्य यंत्र विगल, या ढोल आदि--जो उत्सवादिक के 
शभ अवसरों पर बजाया जाय-रघ० ३।२०,--देवता 
शुभ या रक्षक देवता,--पाठकः भाट, चारण, बन्दीजन 
--आः दुरात्मन व॒थामंगलपाठक हशॉेलषापसद -- 
वेणी ० १,---4ष्पम शुभ फल,--प्रतिसरः,-सुत्रम शुभ 
डोरी, शुभ डोरा जो सोभाग्यवतो स्त्रियाँ अपने गले में 
तब तक पहनती हैँ जब तक उनका पति जीवित हें, 
-अन्त्रे: कल्पितमद्भलप्रतिस रा: (अद्भना:)-मा० ५।१८ 
2. ताबीज़ को डोरा --प्रद (वि०) शुभ (दा) हल्दी 
--प्रस्थः एक पहाड़ का नाम, - सात्रभषण वि० शभ 
अलंकार अर्थात्‌ जनेऊ या कस्त्री-तिलुक आदि से 
सुभूषित,-क्चस (पुं० )-बावः मंग्रछात्मक अभिव्यक्ति 
आशीवंचन, मंगलाचरण,--वाद्यम्‌ दे० “मंगलतू्यम्‌', 


वबार:,--वासर: मंगलवार,--विधिः उत्सव या कोई 
दभकृत्य,---शब्द: अभितन्दन, आशीवदि।त्मक अभि- 
व्यक्ति,--सूत्रम दे० 'मंगलप्रतिसर', - स्नानम्‌ मंगल 
कामना के लिए किसी शुभ अवसर पर किया जाने 
वाला स्नान । 

मड़लोय (वि०) [मड्ुल--छ | शुभ, सौभाग्यसूचक । 

मड़ल्य (वि०) [मद्भुल--यत्‌] 4. शुभ सौभाग्यशाली 
सानंद, किस्मतवाला, समृद्ध--मनु ० २।३१ 2. सुखद, 
रुचिकर, सुन्दर 3. पवित्र, विशद्ध, पावन --उत्तर० 
४]१०,--ल्यः . बट-वक्ष 2. नारियल का पेड़ 3. एक 
प्रकार की दाल, मरप्र की दाल,--ल्या 4. सुगन्धित 
चन्दन का भेद 2. दुर्गा का नाम 3. अगर की लकड़ी 
4. एक विशेष सुगंध द्रव्य 5. एक प्रकार का पीला 
रंग,-ल्यम्‌ ( अनेक तीथ्थ स्थानों से लाया गया )(. राजा 
के राज्याभिषेक के लिए शभ तीथेजल 2. सोना 
3. चन्दन की लकड़ी 4. सिंदूर 5. खट्टा दही । 


मजूल्यक: [ मंगल्य--कन्‌ |] एक प्रकार को दाल, 
मसूर । 

मड़घ्‌ । (म्वा० पर० महुति) अलंकृत करना, सजाना | 

(म्वा० आ० मद्छते) . ठगना, धोखा देना 

2. आरम्भ करना 3. कलंकित करना 4. निन्‍दा 
करना 5. जाना, जल्दी से जाना 6. आरभ करना 
प्रस्थान करना | 

मच (म्वा० आ०- मचते) [. दृष्ट हीना 2. ठगना 
घोखा देना 3. शेखी बधारना 4. घमण्डी या अहंकारी 
होना । 

सचचिका [मशम्भं च्चति-म-- च्च_+ण्व॒ल्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ | 
'श्रेष्ठता या सर्वोत्तमता' को प्रकट करने के लिए 
संज्ञा के अन्त-्मा-लछगाया जाने वाला शब्द यथा 
गोमचचिका --/एक बढ़िया गाय या बेल, तु० 
उद्ध: । 

सच्छः [मद- क्विप-शी-+ड | (मत्स्य का भ्रष्ट रूप) 
मछली 

मज्जन (प०) [मस्ज-+कनिन्‌] मांस और हडिडयों में 
रहने वाली मज्जा, पौधे का रस। सम०-क्लत्‌ 
(नपुं०) हड्डी, . समुद्भुवः वीय, शुक्र । 

सज्जनम्‌ [मस्ज भावे ल्यट] 4. डबकी लगाना, गोता 
लगाना, पानी म॑ डबकी, सराबोर होना 2. स्तान 
करना, नहाना-प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तकान्ति 
--रत्न० १।२१, रघ० १६।५७ 3. डबना 4. मांस और 
हडडियों के बीच की मज्जा । 

मज्जा [मस्जू--अच्‌ -टाप्‌] . मांस और हडिडयों के 
बीच का रस या वसा 2. पौधों का रस। सम० 
-रजस्‌ ( नपुं० ) . एक विद्येष नरक 2, गुग्गुल 
--रसः वीये, शक्र,--सार: जायफल । 


( ७६१ ) 


मज्जषा दे० मञ्जूषा । 

मच (भ्वा० आ० मञ्चते). थामना 2. ऊचा या लम्बा 
होना 3. जाना, चलना-फिरना 4. चमकना 5. अलुकृत 
करना । 

मठच:ः [मञूवचव --घजञ्म ] . शय्या, चारपाई, पलंग, बिस्तरा 

. 2, उभरा हुआ आसन, वेदी, सम्मान का आसन 

राज्यासन, सिहासन-तत्र मझ्चेष मनोज्ञवेषान्‌--रघु ० 
६।१, ३।१० 3. मकान, टांड (खेत के रखवाले के 
लिए ) 4. व्यासपीठ, ऊंचा आसन । 

सठचकम [मझच--कन ). शय्या, बिस्तरा, पलंग 2. उभरा 
हुआ आसन या वेदी 3. आँख सुरक्षित रखने का 
हारा । सम० --आश्रयः खटमल, खाट मे रहने वाला 
कीड़ा 

मड्चिका [मञ्चक--टापू, इत्वम्‌ ] . कुर्सी 2. कठोती 
थाली, 3. माची (चार पायों से बनाया हुआ स्टण्ड 
जिसपर बंगचों में भरा सामान लदा रहता ह ) 


मब्जरम [मञ्ज्‌ू--अर| . फलों का गुच्छा 2. मोती 
3. तिलक. नाम का पौधा । 
सजञ्जरि:,--री (स्त्री ० ) | मञज्ज्‌--%-- इन्‌ शक० पररूपम्‌ 
पक्षे डीप्‌ ] 4. कोंपल, अंकुर, बौर--निवपे: सहकार- 
मज्जरी:--कु० ४।३८, सदशकान्तिरलक्ष्यत मज्जरी 
- रघु० ९।४४, १६।५१, इसी प्रकार --स्फ्‌ रतु कुच- 
कुम्भयोरुपरिमणिमञ्जरी-गीत ० १०, मर्ख मक्तारुचो 
धत्त घर्माम्भ:कणमञठ्जरी-काव्य ० २।७१, 2. फलों का 
गच्छा 3, फल कली 4, फल का वन्त 5. समानान्तर 
रेखा 6. मोती 7. लता 8. तुलसी 9. तिलक का 
पौधा । सम०--चामरम्‌ मंजरी की शक्ल का चंवर, 
पंखे जंसी मञ्जरी -विक्रम० ४।४,--नम्न: 'वेतस 
का पोधा 
मञजरित (वि०) [मञ्जर--इतच ] . फलों या बौरों के 
गुच्छों से यक्‍त 2. वंत पर लगी हुई कली आदि । 
मजजा |[मञज्‌ --अच्‌ -|+ टाप्‌] . बकरी 2. बोौरों (फलों) 
का गुच्छा 3. लता । 
सज्जिः.--जी [मज्ज्‌--इन्‌, पक्षे डीष] 4. फूलों (या 
बोरों) का गुच्छा 2. लता। सम०-- फला केले का 
पौधा । 
मडिजिका [मज्ज्‌-प्वल--टाप्‌ -- इत्वम्‌ | वेश्या, वारांगना, 
बाज़ारू स्त्री, रंडी । 
मड्जिसन (पुं०) [मज्जु--इमनिच्‌ | सोन्दय, मनोहरता । 
मडिजष्ठा |अतिशयन मणड्जिमती इष्ठन्‌ मतुपो लोपः -- 
द तारा०]मजीठ । सम० -- प्रमेहः एक प्रकार का मृत्र- 
रोग, --रागः . मजीठ का रंग 2. मजीठ के रंग जैसा 
आकषक और टिकाऊ अर्थात्‌ स्थायी अनराग । 
सझजीरः-- रम [मञ्ज--ईरन्‌] नूपुर, पर का आभूषण 
5सिज्जानमज्जुमज्जीरं प्रविवेश निकेतनम्‌ --गीत ० 


६ 


११, या मुखरमधीरं त्यज मड्जीरं रिपुमिव केलिष 
लोलम्‌ - ५, मा० १,--रम वह स्थणा जिसमें रई की 
रस्सी लपेटी जाती है । 


मञड्जोलः (प्‌०)वह गाँव जिसमें घोबियों का निवास हो । 


मज्ज (वि०) [मज्ज्‌--उन्‌ ] प्रिय, सुन्दर, मनोहर मधघूर, 
सुखद, रुचिकर, आकर्षक-स्खलदसमज्जसमज्जुजल्पित॑ 
ते (स्मरामि ),उत्तर ० ४५४, अयिदलूद रविन्द स्यन्दमानं 
मरन्दं तव किमपि लिहन्तो मज्ज गुज्जन्तु भड़ा:-भामि ० 
१।५, तन्मञ्जमन्दहसितं शवसितानि तानि-२।५ | सम० 
-कैशिन्‌ (पु०) कृष्ण का विशेषण,---ग्नन (वि०) 
सुन्दर गति वाला, (ना) . हंसिनी 2. राजहंस,--गत॑ 
नेपाल देश का नाम,--गिर (वि०) मघुर स्वर 
वाला-एते मज्जुगिरः शुकः -- काव्या ० २।९,--गुञ्ज 
प्यारी गुंज.-घोष (वि०) मधुर स्वर बोलने वाला 
--नाज्ञी [. सुन्दर स्त्री 2. दुर्गा का विशेषण 3. इन्द्र 
की पत्नी शची का विशेषण,--पाठकः तोता,--प्राण 
ब्रह्ा का विशेषण, -भाषिन,--वाच्‌ (वि०) मधुर 
बोलने वाला - गिरमनृवदति शुकस्ते मडज्जवाक 
पञ्जरस्थ:---रघ० ५॥७४, १२।३९--वक्‍त्‌ (वि०) 
सुन्दर मख वाला, मनोहर,-- स्वन,--स्वर (वि०) 
मीठे स्वर वाला । 


मज्जल(वि०) [मजञजज्‌--उ-+-लच्‌ वा प्रिय, सुन्दर, रुचिकर 
मनोहर, मघर, सुरीली (आवाज ),--संप्रति मञझ्जुल- 
वज्ज्ल सीमनि केलिशयनमन्‌यातम्‌ --गीत० ११, 
कजितं राजहंसानां वधते मदमञ्ज ञ्ज्‌ लम्‌--काव्या ० 
२।२२४,-- लमू 4. लतामण्डप, कुज, लतागृह 
2. निझर, कुआँ,--लछः एक प्रकार का जलकुक्कुट । 

मञ्जषा | मञ्जू--ऊषन्‌-+टाप ] . संदूक, डब्बा, पेटी, 
आधार --मदीयपद्चरत्नानां मज्जूषषा मया क्ृता 
-भामि० ४।४५, 2. बडी टोकरी, पिटारा 3. मजीठ 
4. पत्थर । 

मटकी, सठतो [ मट-+-अप्‌ >""मट-+-चि-+डि+-छीष, मद 
+शत्‌+डीष | ओला । 

मटस्फटि: [मट-स्फट--३] 'घमंड का आरम्भ, आरब्ध 
अभिमान । 

मट्कम (नपुं०) छत की मंडर । 

सठ (म्वा० पर० मठति) 4. रसना, बसना 2. जाना, 
3. पीसना 

मठ:,--ठम [| मठत्यत्र मठ घज्णमर्थ क ] 4. संनन्‍्यासी की 
कोठरी, साधक की कुटिया 2. विहार, शिक्षालय 
3. विद्यामंदिर, महाविद्यालय, ज्ञानपीठ 4. देवालय 
मन्दिर 5. बेलगाड़ी,---ठी 4. कोठरी 2. मढ़ी, विहार । 
सम ०---आयतनम्‌ विद्यामन्दिर, महाविद्यालय । 

मठर (वि०) [ मन्‌-+अर्‌, ठ अन्तादेश: ] नशे में च्र, 
मद्य पीकर मतवाला । 


( ७६२ ) 


सठिका | मठ-+-कन-+-टाप, इत्वम_] छोटी कोठरी, कुटी 
कटी र। 

मइडु, समड़डुकः [ मस्ज्‌+डु, मडड-कन्‌ ] एक प्रकार 
का ढोल 

मण्‌ (म्वा० पर० मणति) बजाना, गुनगुनाना । 


मणिः (स्त्री० भी, परन्तु विरल प्रयोग) | मण--इन, 
सत्रीत्वपक्षे वा डीप | 4. रत्नजडित आभषण, रत्न 
मल्यवान्‌ जवाहर--अलब्धशाणीत्कषणा न॒पाणां न 
जातु मौलों मणयो वसन्ति--भामि० १।७३, मणों 
वज्समत्कीणं सत्रस्यवास्ति मे गत्ति:--रघ ० १।४ 
३।१८ 2. आभषण 3. कोई भी उत्तम वस्तु-तु० 
रत्न 4. चम्बक, लोहमणि 5. कलाई 6. जलकलश 
7. चिझुकु, भगांकुर 8. लिंग का अगला भाग ( इन अर्थों 
मे मणी भी लिखा जाता हूँ )। सम०- इन्द्र, 
--राजः हीरा,-- कणष्ठ: नीलकण्ठ पक्षी,-- कण्ठकः 
म॒र्गा,--कणिका,-- कर्णी वाराणसी में विद्यमान एक 
पवित्र कुण्ड,--काचः: बाण का वह भाग जहां पंख 
लगा रहता हुं,-- काननम्‌ ग्रीवा, - कारः रत्नाजीव 
जोहरी,-- तारकः सारस पक्षी,--- दर्षणः रत्नजटित 
शीशा,-- द्वीप: 4. अनन्त नाग का फण “»झजअमत 
सागर में विद्यमान एक काल्पनिक टापू,- घन 
5घपनुस (नप्‌ ०) इन्द्रधनष,--पालो जौहरिन, रत्न 
आभूषणों को देखभाल करने वाली स्त्री,--पृष्पक 
सहदेव के शंख का नाम--भग० १६,--प्र 


. ताभि 2. रत्नजटित चोली, (रम्‌) कलिंग देश में 


विद्यमान एक नगर,- बन्चः 4. कलाई--श० ७ 


2. रत्नों का बांधघना--रघ्‌० १२।१०२.-- बन्धनम्‌ 
4. रत्नों का (कलाई में) बांधना, मोतियों की लड़ी 
2. कंकण या अंगठी का वह भाग जहाँ उसमे नग जड़ें 
जाते हों -श० ६ 3. कलाई - श० ३।१३,-- बीजः, 
-बीजः अनाज का पेड,--भिक्तिः (स्त्री०) शषनाग 
का महल,--भः (स्त्रीठ] रत्नजटिता फरश,-भमि 
(स्त्री०) 4. रत्नों की खान 2. रत्नजटित फ॒शे, वह 
फश जिसमे रत्न जड़े हों,-- मन्‍्यम्‌ संघा नमक ,-साला 
4. रत्नों का हार 2. कान्ति, आभा, सौन्दय 
(कामकेलि में) दांत से काटे का गोल निशान 
4. लक्ष्मी 5. एक छनन्‍्द का नाम,--यष्टि: (पुं०, स्त्री) 
रत्नंजटित लकड़ी, रत्नों की लड़ी, -- रत्नमस्‌ आभूषण, 
जडाऊ गहना, रत्न, जवाहर,--रागः रत्नों का रंग 
( गम ) सिद्र,--शिला रत्नजटित शिला,-- सरः रत्नों 
का हार,--सत्रम मोतियोंकी लडी,--- सोपानम्‌ रत्न- 
जटित पौडी. जीना,--स्तम्भ: रत्नों से जडा हुआ 
खंभा, --हम्येंम रत्तजटित या स्फटिक का महल । 
सणिक:ः--कस्‌ [ माणकंकन्‌ | जलरूकलशं,--कः रत्न, 
जवाहर । 


मणितम [ मण-+कक्‍कत | एक अस्पष्ट सी सीत्कार जो 
सत्री- सम्भोग के समय उच्चरित होती हं--शि० 
१५०।७५॥। 

मणिमत्‌ (वि०) [ मणि-+मतुप्‌ ] रत्नजटित (पुं०) 
4. सय्य 2. एक पव॑त का नाम 3. एक तीथस्थान का 
नाम । 

मणोचकः [मणी--चक्‌-+-अच ] रामचिरया,--कम्‌ चन्द्र- 
कान्तमणि 

मणीवकर्सा मणीव कायति-मणी-+क-|-क ] फूल, 
पुष्प । 

मण्ठ (म्वा० आ० मण्ठते) 4. प्रवल अभिलाष करना 
2. सखेद स्मरण करना, शोक के साथ चिन्तन करना | 

मण्ठः [मण्ट+अच ] एक प्रकार का पका हुआ मिष्टान्त । 


मण्ड । (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मण्डति, मण्डयति-ते 
मण्डित) 4. अलंकृत करना, सजाना-प्रभवति मण्डयितुं 
वध्रनज्भ:-कि० १०।५९, भट्टि० १०२३ 2. हर्ष 
मनाता । 
॥ (भ्वा० आ० मण्डते) . वस्त्र धारण करना, कपड़े 
पहनना 2. घेरना, घेरा डालना ३. विभक्‍त करना, 
बाँटना । 
सण्ड:,--डस्‌ [मण्ड्-अच, मन्‌-ड तस्य नेत्वम्‌ वा| 
4. गाढ़ा चिकना पदार्थ जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
जम जाता हूं 2. उबाले हुए चावलों का मॉड़-नीवारो 
दनमण्डमष्णमघरम्‌--उत्तर० ४॥१ 3. (दूध की) 
मलाई 4. झाग, फेनक, फफंदन 5. उफान 6. भात का 
मांड 7. रस, सत्‌ 8. सिर,--डः 4. आभूषण, श्रृंगार 
2. मेंढक, 3. एरंड का वक्ष,--डा 4. खींची हुई शराब 
आंवले का वक्ष । सम०--उदकम्‌ . खमीर, 
2. उत्सवादिक के अवसर पर फशे व दीवारों को 
सजाना 3. मानसिक क्षोभ या उत्तेजना, -प॑ (वि०) 
माँड़ पीन॑ वाला, मलाई खान॑ वाला,--हारकः शराब 
खींचने वाला । 


सण्डकः | मण्ड--कन | 3. कसार, एक प्रकार का पकाया 
हुआ मंदा 2. फूलका, पतली रोटी । 

मण्डनम [ मण्ड-- ल्यट |] !. सजाने 'या सुभषित करने की 
क्रिया अलंकृत करना--मामक्षमं मण्डनकालहाने 
--रघ ० १३।१६, मण्डनविधि:--श० ६॥५ 2. आम 
पण, श्वुगार, सजावट-सा मण्डनान्मण्डनमन्वभइःक्‍्त 
-कऊु० ७।५, कि० ८।४०, रघृु० ८७१,---नः (मण्डन- 
मिश्र:) दर्शन शास्त्र के एक धिद्वान पंडित जो शात्त्रार्थ 

शड्राचाय से हार गये थे । 

मण्डपः[ मण्ड भूषां पाति-पा -- क, मण्ड --- कपन्‌ वा]!. बिवा- 
हादि संस्कारों के अवसर पर बनाया गया अस्थायी 
मण्डप, खुला कमरा, विवाह मंडप 2, तंबू, मंडवा 
-7रघु० ५॥७३ 3. लता कुंज, लतागृह, लतामंडप 


( ७६३ ) 


-“मेघ०७८ 4. किसी देवता को अपित किया गया 
भवन । सम०--प्रतिष्ठा देवालय की प्रतिष्ठा । 
मण्डयन्तः [मण्ड---णिच्‌--झच्‌ | . आभूषण, श्॑ंगार 
2. अभिनेता 3. आहार 4. स्त्री सभा,- न्ती स्त्री । 

सण्डरी [मण्ड--अरन्‌-+-डछीष |] झिल्ली, झींगूर विशेष । 

सण्डडल (वि०) [मण्ड--कलच्‌ | गोल, वृत्ताकार,--लः 
. सनिकों का गोलाकार क्रमव्यवस्थापन 2. कुत्ता 
3. एक प्रकार का साँप,--लम्‌ . गोलाकार पिण्ड, 
गोलक, चक्र, गोलाकार वस्तु, परिधि, कोई भी गोल 
वस्तु -करालफणमण्डलम्‌--रघ्‌ृ० १२।९८, आदरों 
मण्डलनिभानि समुल्लसन्ति--कि० ५।४१, स्फ रत्प्र- 
भामण्डल, चापमण्डल, मुखमण्डल, स्तनमण्डल आदि 
2. (जादूगर द्वारा खींची हुई )गोलाकार रेखा---मुद्रा ० 
२।१ 3, बिब, विशेषत: चन्द्र या सूये का बिब,-अप- 
वंणि ग्रहकलषेन्दुमण्डला (विभावरी )--मालरूवि ० 
४१५, दिनमणिमण्डनमण्डपभयखण्डन ए--गीत० 
4. परिवेश, सूय-चन्द्र के इदें गिदें पड़ने वाला घेरा 
5. ग्रहपथ या ग्रहकक्ष 6, समुदाय, समूह, संग्रह, 
संघात,टोली, वृन्द-एवं मिलितेन कुमारमण्डलेन-दश ० , 
अखिल चारिमण्डलम्‌-रघु ० ४॥४ 7. समाज, सम्मेलन 


8. बड़ा वृत्त 9. दृश्य क्षितिज 40 जिला या प्रान्त 
] पड़ोस का जिला या प्रदेश 2. (राजनीति में) 
किसी राजा के निकट और दूरवर्ती पड़ौसियों का गुट 
--उपगतोषपि मण्डलनाभितामू--रघृ० ९१५ 
(मल्लि० द्वारा उद्धृत कामन्दक के अनुसार राजा 
के निकट और दूरवर्ती पड़ौसियों के गुट्व में बारह 
राजा सम्मिलित हेैं। एक तो केन्द्रीय राजाया 
विजिगीषु, पाँच अग्रवर्ती राज्यों के राजा, चार पशच- 
वर्ती राज्यों के राजा, एक मध्यम या अन्‍्तवंर्ती राजा 
तथा एक उदासीन अथवा तटस्थ राजा । अग्नवर्ती और 
पश्चवर्ती राजाओं की विशेष संज्ञाएं ह--दे० तदगत 
मल्लि०ण तु० शि० २।८१ भी तथा इसके ऊपर 
मल्लि० । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऐसे राजाओं 
की संख्या, चार, छः, आठ, बारह या इससे भी अधिक 
हे-दे० याज्ञ० १।३४५ पर मिता० और दूसरे 
विद्वानों के अनुसार गुट्ट में केवल तीन ही राजा होते 
ह--प्राकृतारि या स्वाभाविक शात्र्‌ (बगलवाले देश 
का प्रभु ), प्राकृत मित्र या स्वाभाविक दोस्त (केन्द्रीय 


राजा से मिले हुए दूसरे अन्य राज्यों के बाद जिसका 
राज्य हो) और प्राकृतोदासीन या स्वाभाविक तटस्थ 
(जिसका राज्य स्वाभाविक मित्रराष्ट्र से भी परे 
 हो)। 3. बन्दूक का निशाना लगाते समय विशेष 
पेंतरा 4. दिव्य विभूतियों का आवाहन करने के 
लिए एक प्रकार का गुप्त रेखाचित्र या तंत्र, 
5. ऋग्वेद का एक खण्ड (समस्त ऋग्वेद दस मण्डलों 


या आठ अष्टकों में विभक्त है) 6. एक प्रकार का 
कोढ़ जिसमें गोल चकत्ते पड़ जाते हैँ 77. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य,---लो वृत्त, समूह, संघात (मण्डलोकृ 
कुंडलाकार या वृत्ताकार बनाना, लपेटना, मण्डलीभ्‌ 
वृत्त बनाना ) सम०--अग्रः झुकी हुई या टंढ़ी तलवार, 
खज्,--अधिपः,---अधीशः,--ईशः---ईदवरः . किसी 
ज़िले या प्रान्त का राज्यपाल या शासक 2. राजा, 
प्रभ,--आवृत्तिः (स्त्री०) गोलाकार गति--उत्तर०» 
२।१९,--कामुंक (वि०) गोलाकार धनुष को धारण 
करने वाला,--नृत्यम्‌ मंडलाकार घूमतें हुए नाचना, 
गोलाकार नाच,-न्यासः वृत्त का वर्णन करना,-पुच्छकः 
एक प्रकार का कीड़ा,--बटः गोलाकार रूप में बड़ 
का वक्ष.--वतिन्‌ (पुं०) एक छोटे प्रान्त का शासक, 
-- वर्ष: राजा के समस्त प्रदेश में बारिश का होना, 
देशव्यापी वर्षा । 

सण्डलकम्‌ [मण्डल-|-कन्‌ | . वृत्त, 2. बिब 3. जिला, प्रांत 
4. समूह, संग्रह 5. संनिकों की चक्राकार-व्यूहरचना 
6. सफंद कोढ़ जिसमें गोल चकत्त होते हैं 7. दर्पण । 


सण्डलयति (ना० घा० पर०) गोल या वत्ताकार बनाना । 

सण्डलायित (वि० )[मण्डलवत्‌ आचरितम्‌-मण्डरू-|- क्यझ, 
दीघे;, मण्डलाय--क्त] गोल, वतुल,--तम्‌ गेंद, 
गोलक । 

सण्डलित (वि०) [मण्डल क्ृतं--मण्डल-|-क्विप--मण्डल 
-+क्त |] गोल बना हुआ, वतुंल या गोल बनाया हुआ । 

सण्डलिन्‌ (वि०) [मण्डल-|-इनि] . वृत्त बनाने वाला, 
कुण्डलाकृत 2. देश का शासन करने वाला, (पुं०) 
. एक प्रकार का साँप 2. सामान्य सर्प 3. बिलाव 
4. ऊदबिलाव 5. कुत्ता 6. सूयें, 7. बटव॒क्ष 8. किसी 
प्रांत का शासक । 

मण्डित (वि०) [मण्ड्+क्त] अलंकृत, भूषित । 

सण्डूक: [मण्डयति वर्षासमयं--मण्ड्‌ --ऊकण्‌] मेंढक --नि- 
पानमिव मण्ड्का: सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वे- 
सपद:, सुभा०,--कम्‌ स्त्रीसंभोग का एक प्रकार, 
रतिबन्धविशेष, -- की . मेंढकी 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. कुछ पोधों के नाम। सम०--अनुव॒त्ति,- प्लति: 
(स्त्री०) 'मेंढकों की उछल कद' बीच बीच में छोड़ 
देना, बीच में छोड़कर आगे फलांग जाना (व्याकरण 
में यह शब्द कुछ सूत्र छोड़ कर उनके पृव॑वर्ती सृत्र 
से आपूर्ति करन के निमित्त प्रयक्‍त होता हैं )--्रिया 
ग्रहण मण्ड्कप्लत्यानुवरतंते--सिद्धा ०-,कुलम मेंढकों का 
समूह,--योग: भाव-समाधि का एक प्रकार जिसमें 
साधक मेंढक की भांति निश्वल होकर समाधिस्थ 
होता हं,--सरस्‌ ( नपुं० ) मेंढकों से भरा हुआ सरोवर । 

मण्ड्रम्‌ [मण्ड-|-ऊरच] लोहे का जंग, लोहे का मैल (यह 
पौष्टिक औषधि के रूप में प्रयक्त होता है) । 


( ७६४ ) 


सत (भू० क० क्ृ०) [मन-|-क्त] . चितित, विश्वसित, 
कल्पित 2. सोचा हुआ, माना हुआ, खयाल किया 
हुआ, समझा हुआ 3. मूल्यवान्‌ माना हुआ, सम्मानित, 
प्रतिष्ठित--रघु० २।१६, ८।८ 4. प्रशंसित, मल्य- 
वान्‌ 3. जअटकल लगाया हुआ, अनुमान लगाया हुआ 
6. मनन किया हुआ, चिन्तन किया हुआ, प्रत्यक्ष 
किया गया, पहचाना गया 7. सोचा गया 8. अभिप्रेत 
उद्दिष्ट 9. अनुमोदित, स्वीकृत (दे० मन्‌ ),--तम्र 
चिन्तन, विचार, सम्मति, विश्वास, परयवेक्षण-निरिचित- 
मतमृत्तमम्‌--भग० १८६, केषांचिन्मतेन-आदि 
2. सिद्धांत, उसूल, पन्थ, धर्ममत, विश्वासनच्येमे मतः 
मिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा:--भग० ३।३१ 3. उप- 
देश, अनु॒देश, सलाह 4. उद्देश्य, योजना, अभिप्राय, 
प्रयोजन 5. समनुमोदन, स्वीकृति प्रशंशसा। सम० 
--अक्ष (व०) पासे के खेल में प्रवीण,-- अन्तरम्‌ 
8, भिन्न दृष्टि 2. भिन्न पन्थ,--अवलम्बनस्‌ विशेष 
प्रकार की सम्मति रखना । 

मतऊूुः [मायति अनेन--मद्‌--अद्भव्‌ दस्य तः - तारा०] 
. हाथी 2. बादलऊ 3. एक ऋषि का नाम--रघु० 
५।र३। 

मतड़जः [ मतज़ु-) जन्‌ू-+ड ] हाथी--न हि कमलिजनीं 
दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतद्भुज:--मालवि० ३, कि० ५। 
४७, रघृ० १२७३ । 

मतल्लिका [ मतं॑ मतिम्‌ अलति भूषयति--मत-+-अल 
+ण्वुल पुषो० साधु: ]सर्वोत्तमा, सर्वेश्रेष्ठता प्रकट 
करने के लिए इस शब्द को संज्ञाओं के अन्त में जोड़ 
दिया जाता हूं, गोमतल्लिका “श्रेष्ठ गौ' तु० उद्ध:। 

मतललो दं० मतल्लिका । 


सतिः (स्त्री०) [ मन्‌--क्तिन्‌ ] ।. बुद्धि, समझदारी, 
भाव, ज्ञान, संकल्प -- मतिरेव बलादगरीयसी-- हि० 
२।८६, अल्पविषया मति:--रघ्‌ ० १।२ 2. मन, हुदय 
- मम तु मतिनं मनागपंतु घर्मात्‌-भामि० ४२६, 
इसी प्रकार दुमंति, सुमति 3. सोचना, विचार, 
विश्वास, सम्मति, भाव, कल्पना, संस्कार पयवेक्षण 
--विधिरहो बलवानिति में मतिः--भतं० २॥९१, 
भग० १८।७८“कजअमिप्राय, योजना, प्रयोजन--दे ० 
मत्या 5. प्रस्ताव निर्धारण 6. सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर 
-कि०” १०।९ 7. अभिलाष, इच्छा, कामना-प्रायो- 
पवेशनमतिनृपतिबंभूव--रघ्‌ू० ८।९४ 8. सलाह, 
पराम्ां 9. याद, प्रत्यास्मरण (मतिकृु,--धा,-- आधा, 
_ मन लगाना, निरचय करना, सोचना, मत्या (तक्रि० 
वि०) . जानबूझकर, साभिप्राय, स्वेच्छा से- मत्या 
भक्त्वाचरेत्‌ कृच्छम--मन ० ४२२३, ५११९ 2. इस 
विचार से कि व्याप्रमत्या पलायन्ते)। सम० 
--ईएबरः विश्वकर्मा का विशेषण,- गर्भ (वि०) 


प्रजावानू, बृद्धिमानू, चतुर,--हंघम मतभिन्नता, 
_निरचयः निश्चित विश्वास, दृढ़ विश्वास,--पुर्व 
(वि०) साभिप्राय, स्वेच्छाचारी, यर्थेच्छ,--पू्वम्‌, 
- प्रवेकस (अव्य०) सप्रयोजन, साभिप्राय, स्वेच्छा 
से, खुशी से,-प्रकर्ष: बृद्धि की श्रेष्ठता, चतुराई, -भदः 
विचारभिन्नता,--श्रम:,--विपर्यास: . व्यामोह, मान- 
सिक भ्रम, मन को अभ्रान्ति--श० ६।९ 2. त्रटि, 
गलती, भूल, गलतफहमी,--विश्रमः,--विश्रश्ञः मन 
की अव्यवस्था या दीवानापन, पागलपन, उन्माद, 
-शालिन (वि०) बृद्धिमानू, चतुर,--हीन (वि०) 
मूख, अज्ञानी, मढ़ । 
मत्क (वि०) [अस्मद्‌-|- कन्‌, मदादेश:]| मेरा--संश्लृणुष्व 
कपे मरत्क: संगच्छस्व वने: शुभ:ः--भट्टि० ८।१६, 
-कः खटमल । 
मत्कुणः [ मद्‌-|- क्विप्‌, कुण-|-क, तत: कम ० स०] . खट- 
मल--मत्कुणाविव पुरापरिप्लवौ--शि० १४।६८, 
2, बिता दाँत का हाथी 3. छोटा हाथी 4. बिता दाढ़ी 
का मनृष्य 5. भैंस 6. नारियल का पेड़,--णम्‌ टांगों 
या जंघाओं के छिए कवच । सम०--अरिः पटसन 
का पौधा । 
मत्त (भू० क० क्ृ०) [मद्‌-+क्‍त] ॥. नशे में चर, मत- 
वाला, मदोन्मत्त (आलं० से भी ) -ज्योत्स्नापानमदाल- 
सेन वपुषा मत्ताइचकोराजडूुना:-विद्ध७ १।११, प्रभा- 
मत्तशचन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयति--काव्य० १०, 
इसी प्रकार एश्वयं” घन? बल” आदि 2. पागल, 
विक्षिप्त 3. मदवाला, भीषण (हाथी )-रघु ० १२॥९३ 
4. घमंडी, अहंकारी 5. खुश, अतिहृष्ट, हर्षोद्दीप्त 
6. प्रीतिविषयक, केछिपरायण, स्वरी,-त्तः 4. पिय- 
वकड 2. पागल ६६ ध्य 3. मदवाला हाथी 4. कोयल 
5. भेंसा 6. ८. व का पोधा। सम०--आऑआतलम्ब: 
(किसी धनी पुरुष के) विशाल भवन की बाड़,--इभः 
मदवाला हाथी 'समना मस्त हाथी के सदश चाल 
वाली स्त्री अर्थात्‌ अलसगति,-- काशि (सि) नी एक 
सुन्दर लावण्यवती स्त्री,--दलन्तिन्‌ (पुं०)--नागः, 
-- वारण: मदवाला हाथी, (-णः--णम्‌ ) . विद्ाल- 
भवन के चारों ओर बाड़ 2. किसी विशालभवन के 
ऊपर बनी अटारी 3. वरांडा, अलिद 4. भवन का 
सुसज्जित बहिर्भाग,--(णम्‌ ) कटी हुई सुपारी । 
सत्यम [मत-+यत्‌| 4. हल द्वारा बनाया खूड 2. ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन 3. ज्ञान का अम्यास । 
सत्स: [ मद्‌--सन्‌ |] . मछली 2. मत्स्य देश का स्वामी । 
सत्सर: [| मद-सरन्‌ |. ईरष्याल, डाह करने वाला 
2. अतृप्त लालची, लोभी 3. दरिद्र 4. दुष्ट,--रः 
. ईर्ष्या, डाह--अदत्तावकाशो मत्सरस्य-- का० ४५, 
परवद्धिष बद्धमत्सराणां--कि० १३।७, शि० ९।६३, 


न, । ॒ 


मत्सरिन ( 


 मछवा 


( ७६५ ) 


मथ्‌ दे० मन्ध । 
मथ माथ । 
मथन (वि०) (स्त्री०-नी) [ मथ्‌-ल्‍्युट्‌ | . बिलोने 


कु० ५११७ 2. विरोधिता, शत्रुता--रघु० ३॥६० 
3. घमंड-- शि० ८।॥७१, 4. लोभ, लालच 5. क्रोध 
कोपावेश 6. डांस या मच्छर । 

) [| मत्सर--इनि ] . ईर्ष्याल, डाह 
करने वाला--परवद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌-शि० 
१५११, २।११५ दुृष्टात्मा परगणमत्सरी मनुष्य 
-मच्छ ० ९१२७, रघृ० १८।१९ 2. विरोधी, शत्र॒तापूर्ण 
3. लालायित, स्वार्थरत (अधि० के साथ ) 4. दुष्ट । 


मत्स्यः [| मद--स्यन ] 4. मछली--शूले मत्स्यानिवा- 


पक्ष्यन्‌ दुर्बलान्बलवत्तरा: - मनु ० ७।॥२० 2. मछलियों 
की विशेष जाति 3. मत्स्य देश का राजा,--त्स्यो 
(द्वि०ग व०) मीन राशि,-्स्याः (ब० व०) ए 

देश तथा उसके अधिवासियों का नाम--मन्‌ ० २।१९ 
याज्ञ ७ १८३, । सम०--अक्षका,--अक्षी एक विशेष 
प्रकार की सोमलता,--अदू,--अदतः--आद (वि०) 
मछलियाँ खाकर पलने वाला, मत्स्यभक्षी,-- अवतार 
विष्ण के दस अवतारों में सबसे पहला अवतार 
(सातवें मन्‌ के शासनकाल में दूषित हुई सारी पृथ्वी 
बाढग्रस्त हो गई और पावन मन तथा सप्तियों 
(इनको विष्णु ने मछली बनाकर बचा लिया था) को 
छोड़कर सब जीवधारी प्राणी कालकवलित हो गय ) 
तु० इस अवतार का जयदेवरचित वर्णन--प्रलयपयो 
घिजले घतवानसि वेद॑ विहितवहित्रचरित्रमखंदं 
केशव धतमीनशरीर जय जगदीश हरे--गीत ० १, 
--अदशनः . रामचिरया (एक शिकारी पक्षी) 
2, मत्स्यभक्षी,-असुरः एक राक्षस का नाम,---आजीव 
आधानी---धानी मछलियाँ- रखने की टोकरी 


(जिसे मछवे प्रयक्‍क्त करते हैं)-उदरिन (पुं०) 
विराट का विशेषण,---उदरी सत्यवती का विशेषण 
--उदरीयः व्यास का विशेषण, --उपजोविन (पुं०) 
मछवा,-करण्डिका मछलियाँ रखने की टोकरी,-- गन्ध 
(वि०) मछली को गंघ रखने वाला, (धा) सरस्वती 
का नाम--घण्ट: एक प्रकार को मछली कौ चटनी 
>-घातिन--जीवत, --जीविन्‌ (पुं०) मछवा,---जालम 
मछलियाँ पकड़ने का जाल,-- देशः मत्स्यवासियों का 
देश,--नारी सत्यवती का विशेषण,-नाशकः---नाशन 
मत्सयभक्षी उकाव, क्ररपक्षी--पुराणम अठारह 
पुराणों म॑ से एक,---बन्धः,--बन्धिन्‌ (पुं०) मछवा 
--बन्धनम्‌ मछली पकड़ने का कांटा, बंसी,--बन्ध 
(धि) नी मछलियाँ रखने की टोकरी,-रडु:,--र ड्डः, 
--रड्भकः रामचिरया (मछली खाने वाला एक 
शिकारी पक्षी ),--वेधनम,--वेधनी मछली पकड़ने 
की बंसी,-सडघातः मछलियों का झुंड,---मत्स्यण्डिका, 
मत्स्यण्डी मोटी या बिना साफ की हुई चीनी -ही ही 
इयं सीधपानोद्वे जितस्य मत्स्यण्डिकोपनता-मालवि ० ३ । 


वाला, मंथन करने वाला 2. चोट पहुचान वाला, 
क्षति देने वाला 3. मारने वाला, नष्ट करने वाला, 
नाशक--मग्घे मधमथनमनगतमनसर राधिके--गीत ० 
२--नः एक वक्ष का नाम,--नम्‌ . मन्‍्धन करना 
बिलोना, विक्षुब्ध करना 2. घिसना, रगड़ना 3. क्षति 
चोट, नाश । समं०--अचलः,- पर्वत: मन्दराचल 
पहाड जिसको रई का डंडा बनाया गया था । 


सथि: [| मध--इ | रई का डंडा । 
मथित (भ० क० कृ०) [ मथ+कत | 4. मथा गया 


बिलोया गया, विक्षुब्ध किया गया, खूब हिलाया गया 
2, कचला गया, पीसा गया, चूटकी काटों गई 3. कष्ट- 
ग्रस्त, दुःखी, अत्याचार पीडित 4, वध किया हुआ 
नाश किया हुआ 5. स्थानश्रष्ट (दे० मन्थ्‌ ),--तम्‌ 
(बिना पानी डाले) मथा हुआ विशुद्ध मट्ठा । 


मथिन (पुं०) | मथ्‌--इनि] (कतृ० ए० व०-मथा: कमे ० 


सद 


ब॒० व० ) रई का डंडा-मुहुः प्रणुन्नेष्‌ मथां 
विवर्तननंदत्सु कुम्भेष मृदड्रमन्थरम्‌ -कि० ४।१६, ने ० 
२२।४४, 2. वाय 3. उज्र, 4. पुरुष का लिग। 


पु (थ) रा [ मध--उ (ऊ) रच्‌+टाप्‌ ] यमुना नदी 


के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, 
कृष्ण की जन्मभूमि तथा उसके कारनामों का स्थल 
यह भारत की सात पुण्यनगरियों में एक हे, (दे० 
अवन्ति) और आज भी हजारों की संख्या में भक्त 
लोग दर्शनार्थ यहाँ ज़ाते हैं। कहा जाता हू कि इस 
नगर को शत्रघ्न ने बसाया था--निममे निममोथ<थंषु 
मथुरां मधुराकृति:-रघु० १५।८, कलिन्दकन्या मथुरां 
गता5पि गंज्गोमिसंसक्तजलेषु भाति--९।४८, । सम० 
--ईशः,--नाथः कृष्ण का विशेषण । 

उत्तमपुरुष सर्वनाम के एक वचन का रूप जो प्राय 
समस्त शब्दों के आरम्भ में प्रयक्‍त होता हं--यथा 
मदर्थे, 'मेरे लिए” 'मेरी खातिर' “'मच्चित्त' 'मेरे विषय 
में सोचकर' मद्चनम्‌, मत्सन्देश:, मत्प्रियम्‌ आदि । 


मद | (दिवा० पर० माद्यति, मत्त) 4. मस्त होना, नशे 


में चर होना--वीक्ष्य मद्यमितरा तु ममाद--शि० 
१०।२७. 2. पागल होना 3. आनन्द मनाना, खुशी 
मनाना 4. प्रसन्‍न या हृष्ट होना । प्रेर० (मादयति) 
. नशे में चर करना, मदोनन्‍्मत्त करना, पागल बना 
देना 2. (मदयति ) उल्लसित करना, प्रसन्न करना, 
खश करना-मा० १।३६ 3. प्रणयोन्माद को उत्तजित 
करना--मा ० ३।६, उद---, . मस्त या नहशों में चूर 
होना (आलं० से भी) 2. पागल होना-मनु० ३। 
१६१, प्रेर०--नशे में चूर करना, मदोन्मत्त करता 


सदः 


( ७६६ ) 


--अद्यापि मे हृदयमन्मदयन्ति हन्त--भामि० २॥५, 
प्र--, . नशे में चर होना, मस्त होना 2. उपेक्षक 
होना, लापरवाह या अवधघान रहित होना (अधि० 
के साथ ) अतोथ्ष्थान्न प्रमाद्न्ति प्रमदासु विपश्चित 
मन ० २।२१३ 3. भरूचक होना, भटक जानाए विच- 
लित होना -- यथा स्वाधिका रात्प्रमत्त:--मेघ ० १ में, 
4. गलती करना, भलककरना राह भूल जाना-भट्ि 

५।८, १७।२३९, १८।८, सम्‌-,. नशे मे चर चर होना 
2. ह्षयक्त होना, प्रसन्‍न होना । 

]] (चरा० आ० मादयते) प्रसन्‍न करना, खुश 
करना । 


[ मद-अच्‌ ] . मादकता, मस्ती, मदोन्‍्मत्तता 
--मदेनास्पश्यं-दश ०, मदविकाराणां दशक:-का० ४५, 
दे० नी० समस्त पद 2. पागलपन, विक्षिप्तता 3. उग्र 
प्रणयोन्‍्माद, लालसापूर्ण उत्कण्ठा, गाढाभिलाषा, 
कामकता, मयनेंच्छा--इति मदमदनाभ्यां रागिण 
स्पष्टरागान -शि० १०।९१ 4. मदमत्त हाथी के 
मस्तक से चने वाला मद --मदेन भाति कलभ: प्रतापेन 
महीपति:---चन्द्र ० ५४५, इसी प्रकार दे० मदकल 
मदोत्मत्त, मेघ० २०, रघु० २।७, १२।१०२ 5. प्रेम, 
इच्छा, उत्कंठा 6. घमण्ड, अहंकार, अभिमान -- पंच ० 
१।२४० 7. उल्लास, आनन्दातिरेक 8. खींची हुई 
शराब 9. मध, शहद 0. कस्त्री . वीय, शक्र । 
सम ० -- अत्ययः/-- आतछुः सुरापान के परिणामस्वरूप 
होने वाला विकार (सिरदद आदि) ,--अन्ध (वि०) 
मद से अन्धा, पीकर बहोश, तीतब्र उत्कण्ठा से पीते 
हुए - अधरमिव मदान्धा पातुमेषा श्रवृत्ता -बिक्रम० 
४१३, 2. अभिमान से अधा, घमंडी,--अपनयनम 


नशा दूर करना,--अम्बरः . मदवाला हाथी 2. इन्द्र 
का हाथी ऐ रावत,--अलस (वि०) नशे या जोश से 
निढाल,--अवस्था 4. पीकर मदहोशी को हालत 
2. स्वेच्छाचारिता, कामासक्ति 3. मद चूने की स्थिति 
-- रघु० २।७,--आकुल (वि०) मदोन्मत्त,--आद्य 
(वि०) पीकर मस्त, नशे में चर (हयः) ताड का 
पेड,--आम्नातः हाथी की पीठ पर बजाया जाने 
वाला ढोल या नगाडा, --आलापिन (पुं०)कोयलू 
--आह वः कस्त्री,--- उत्कट (लि०) . नशे में चर, 
मद्यपान से उत्तेजित 2. तीब्र प्रणयोन्मत्त, कामक 

अभिमानी, घमंडी, दपयक्त 4. मदवाला, मदमस्त 
रघृ० ६।७, (ट:) 7. मदवाला हाथी 2. पेंडुको 
(टा) खींची हुई शराब,--उदग्र, - उनन्‍्मत्त (वि०) 
. पीकर मस्त, नशे में चूर 2. भयंकर, जोश से भरा 
हुआ-मदोदग्रा: ककुझन्तः सरिता कूलमद्रजा:-रघु ० ४। 
२२, 3.आंभमानी, धमंडी, अहंकारी,-उद्धत (वि० )जोश 
से भरा हुआ--क० ३।३१ 2. घमण्ड से फूला हुआ 


--उल्लापिन (पूं०) कोयल,-- कर (वि०) सादक, 
नशे में चर. करते वाला,--कारिन्‌ (पुं०) मदवाला 
हाथी,--कल (वि०) मृदुभाषी, अव्यक्तभाषी, अस्पष्ट- 
भाषी--रघु ० ९१२७, प्रेम की मंदध्वनि उच्चारण 
करने वाला 3. जोश से भरा हुआ--उत्तर० १॥३१, 
मा० ९।१४ 4. अस्पष्ट परन्तु मधुर--मदकलं कूजितं 
सारसानाम--मेघ० २३१, 5. मदवाला, प्रचण्ड, 
मदोन्मत्त -- विक्रम० ४॥२४, (--ल्‍रः) मदवाला हाथी 
--कोहलः (स्वेच्छा से भ्रमण करने के लिए कक 2 मुक्त 
साँड,--खेल (वि०) प्रणयोन्माद के कारण 
“>विक्रम० ४।१६,--मगन्धा . मादकपेय 2. पटसन, 
>गमनः भेंसा,--च्यूत्‌ (वि०) . (हाथी की भाँति) 
मद चुवाने बाला 2. काम्‌ क, स्वेच्छाचारी, पीकर धृत्त 
3. आनन्ददायक, उल्लासमय (पुं०) इन्द्र का विशेषण 
--जालम,--वारि (नपृ०) मदरस, मदवाले हाथी 
के गण्डस्थल से चूने वाला मद,--ज्वरः घमण्ड या 
जोश का बुखार--भ्त ० ३।२३,--द्विपः उन्मत्त हाथी, 
मदमस्त हाथी,-- प्रयोग:,-प्रसे क:,-प्रत्रवतणम--- ल्राव:, 
--खुतिः (स्त्री०) हाथी के गण्डस्थल से मद का चूना 
--मुच (वि०) “मद टपकाने वाला" मदोनन्‍्मत्त, नशे में 
चूर-उत्तर ० ३१५,--रकत (वि०) जोशीला,--राग 
. कामदेव 2. मर्गा 3. पीकर धृत्त,-बिक्षिप्त (वि० ) 
. मदमस्त, मदोन्‍्मत्त 2. कामलाहूसा से विक्षब्ध 
>-विछ्लूल (वि०) 4. घमण्ड या काम लछालसा से 
पागल 2. नशे के कारण निश्चेष्ट,--वन्दः एक हाथी, 
--शौॉण्डकम जायफल,--सारः बाड़ी,-स्थरूम्‌,-स्थानम 
मदिरालय, शराबघर, मघुशाला । 


सदन (वि०) (स्त्री--नौो) [माद्यति अनेन-- मद करण 


ल्यट | 4., मादक, पागलपन लाने वाला 2. आनन्द- 
दायक, उल्लासमय,--नः 4. कामदेव - व्यापा ररोधि 
मदनस्य निर्षवितव्यम्‌ू--श० १।२७, हतमपि निहन्त्येव 
मदन:--भत ० २३।१८ 2. प्रेम, प्रणयोन्माद, उत्कण्ठा, 
कामकुता- विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवतों मदनों 
न च संवृत:--श० २।११, सतन्‍न्त्रिगीत॑ मदनस्य 
दीपकम्‌--क्रतु० १३, रघ० ५१६३, इसी प्रकार 
'मदनातुर 'मदनपीडित आदि 3. वसनन्‍्त ऋतु 
4. मधमक्खी, भौंरा 5. मोम 6. एक प्रकार का 
आलिगन 7. धत्रे का पौधा 8. बकुल का वक्ष, खर, 
“ना,-नो 4. खींची हुई शराब 2. कस्तूरी 3. अतिमुक्त 
लता (--नौ केवल इन दो अर्थों में) ,-नम्‌ . मादक 
2. प्रसन्न करने वाला, 3. आनन्ददायक। सम० 
--अग्रकः एक धान्यविशेष, कोदों,--- अडकुशः . पुरुष 
का लिंग 2, नाखन या नखक्षत (सम्भोग के समय 
हुआ ) .-अन्तकः,--अरिः, - दमनः,-- दहनः,-- नाशन;:, 
--रिपु: शिव के विशेषण,--अवस्यथ (वि०) प्रेमासक्त, 


( ७६७ ) 


सान्राग--आतुर-आतं,--क्लिष्ट --पीडित (वि०) 
कामात॑ं, प्रेमविल्लनल, कामरोगी --रघु० १२॥३२, 
श० ३।१०,--आयुधम्‌ ै. स्त्री की भग॒ या योनि 
2, 'कामदेव का अस्त्र”'ं अर्थात्‌ लावण्यमयी स्त्री, 
--आलयः,-यम्‌ ै. स्त्री की योनि 2. कमल 
3. राजा,--इच्छाफलम आमों का राजा,-- उत्सवः 
कामदेव के सम्मान में मनाया जाने वाला बसनन्‍्त- 
कालीन उत्सव, (वा) अप्सरा,--उत्सुक (वि०) प्रेम 
के कारण उत्कंठित या निढ़ाल,--उद्यानम प्रमोद वन 
एक उद्यान का नाम,--कण्टकः . प्रेमभावना से 
उत्पन्न रोमांच 2. वक्ष का नाम -कलहः प्रेमकलह, 
मैथून 'छेदसुलभामू, मा० २।१२,--काकुरवः पेंडकी 
या कबतर,--गोपालः कृष्ण का विशेषण,--चतुर्देशी 
चेत्रशक्ला चतुर्दशी, इसी दिन कामदेव के सम्मानाथ 
मनाथा जाने वाला उत्सव,--त्रयोदशी चेत्रशुक्ला 
त्रयोदशी या काम के सम्मान में उस दिन मनाया 
जाने वाला उत्सव,--नालिका अतीस, स्त्री,--पक्षिन्‌ 
(पुं०) खंजन पक्षी,--पाठकः कोयल,---पीड़ा,--बाधा 
प्रेमवेदना, प्रेम की टीस,--महोत्सवः कामदेव के 
सम्मान में मनाया जाने वाला महोत्सव,--मोहन: 
कृष्ण का विशेषण,--ललितम्‌ प्रेमकेलि, रंगरेली, 
कामक्रीडा,--लेख: प्रेम-पत्र,--वश (वि०) प्रेममुग्घ, 
मोहित, --शल्ाका . कोयल् (मादा) 2. कामोद्वीपक । 

मंदनकः [मदन--कन्‌ |] एक पौधे का नाम, दमनक । 

मदयन्तिका, मदयन्ती [मदयल्ती--कन्‌ --टाप्‌ हृस्वः, मद 
-+णिच्‌-+-झच्‌ -+डीष्‌] एक प्रकार को चमेली 
(अरब की ) । 

मदयित्न्‌ (वि०) [मद--णिच्‌ +-इत्नुच्‌ | . मादक, पागल 
बनाने वाला 2. आनन्द देने वाला,-त्नुः . कामदेव 
2. बादल 3. कलवार 4. पीकर धुत्त हुआ 5. खींची 
हुई शराब, (इस अर्थ में 'नपुं० भी) । 

मदारः [मद--आरन्‌ |] ! मदवाला हाथी 2 सूअर 3 धतूरा 
4 प्रेमी, कामुक 5 एक प्रकार का सुगंध द्रव्य 6 ठग 
या बदमाश । 

मदिः (स्त्री०) [मद्‌--इन्‌] पटेला, मड़ा । 

मदिर(वि०) [माद्यति अनेन मद्‌ करणे किरच्‌ ] . मादक, 
दीवाना करने वाला 2 आनंददायक, आकर्षक, (आंखों 
को) हर्ष कर,--र: (लाल फूलों का) खर का वृक्ष । 
सम० --अक्षी,--ईक्षण--नयना,--लोचना मनोहर 
और आकषंक आँखों वाली स्त्री--मधुकर मदिराक्ष्या: 
शंस, तस्या: प्रर्वत्ति--विक्रम० ४॥२२, रघु० ८।८६, 
--आयतनयन (वि०) बड़ी और मनोहर आंखों वाला 
--श० ३॥५,--आसवः मादक पेय । 


मदिरा [मदिर-|-टाप्‌] !. खींची हुई शराब --कांक्षत्यन्यो 
वदनमदिरां दोहदच्छझनास्या:--मेधघ ०७८, शि० 


११।४९ 2. एक प्रकार का खंजन पक्षों 3. दुर्गा का 
नामान्तर । सम ०--उत्कट,---उन्मत्त (वि) शराब के 
नशे में चूर, - गृहम्‌,--शाला मदिरालय, शराबखाना, 
मधशाला,--सखः आम का पेड़ । 

मदिष्ठा [अतिशयेन मदिनी--इष्ठत्‌, इनो लोपः, टाप्‌ | 
खींची हुई शराब । 

मदीय (वि०) [अस्मद--छ, मदादेश: | मेरा, मुझसे संबद्ध, 
--रघु० २४५, ६५, ५॥२५ । 

मदगः [मस्ज्‌-उ न्यडक्वा०| . एक प्रकार का जरूचर 
जन्तु, जलकाक, पनड्ब्बी पक्षी 2 एक प्रकार का साँप 
3 एक प्रकार का जंगली जानवर 4 विशाल नौका या 
युद्धपोत --को5पि मढ्गुरम्यधावत्‌--दश० 5 एक पतित 
बर्णंसंकर जाति, भाट जाति की स७्त्री में ब्राह्मण द्वारा 
उत्पन्न सन्‍्तान-+दे० मनु० १७४८ 6. जाति- 
बहिष्कृत । पे 

सदगरः [मद्‌-गुक्‌--उरच, न्यडक्वा०] . गोताखोर, 
मोती निकालने वाला 2. जमंनमछली 3. एक पतित 
वर्ण संकर जाति--दे० मद्‌ग (5.) ! 

मद्य (वि०) [माद्यत्यनेन करणे यत्‌ | !. मादक 2. आनंद- 
दायक, उललासमय,--म्‌ खींची हुई शराब, मदिरा, 
मादकपेय-रणक्षिति: शोणितमद्यकुल्या -- रघु ० 9।४९ 
-मनु० ५।५६, ९८४ १०।८९। सम०--आमोदः 
मौलसिरी का पेड़,-कीट: एक प्रकार का कौड़ा,-द्वुमः 
एक प्रकार का वक्ष, माडवृक्ष,--प: पियक्कड़, शराबी, 
नशेबाज,--पानम्‌ !. मादक मदिरा पीना 2. कोई 
भी मादक पेय,--पीत (वि०) पीकर नशीं में चूर 
-पुष्पा धातकी नामक पोधा, धौ,--बी (वी) जम्‌ 
खमीर उठाने वाली ओषघ, खमीर पंदा करने वाली 
लेई,-- भाजनम्‌ शराब का गिलास, इसी प्रकार मद्य- 
भाण्डम्‌,--मण्डः शराब का झाग, मद्यफेन,--वासिनी 
घातकी नामक पौधा,---संधानम्‌ मदिरा खींचना । - 


मदर: [मद रक] !. देश का नाम 2. उस देश का शासक, ' 
--ब्राः (ब. व०) मद्र देश के अधिवासी,-द्रम्‌ हष 
प्रसन्नता (मद्राकं--भद्गाकु बालकाटना, कीची से कत- 
रना, मूँडनीा)। सम०--कार (वि०) (“मद्रंकार 
भी ) हर्षोत्पादक । 

मब्रकः [मद्र +कन्‌ | मद्र देश का शासक या अधिवासी, 
--का (ब०व०) दक्षिण देश की एक पतित जाति । 

मधव्य: [मध्‌-|-यत्‌ | वैेशाख का महीना । 

मध्‌ (व०) (स्त्री०--धु या० ध्वो) [मन्यत इति मधु, 
मन्‌--उ नस्य धः] मधुर, सुखद, रुचिकर, आनन्द 
यक्त--नपुं० (- धु) 4. शहद - एतास्ता मधुनो 
घाराइचोतन्ति सविषास्त्वयि उत्तर० ई।३४, मधु 
तिष्ठति जिद्दाग्रे हृदये तु हलाहलूम्‌ 2. पुष्परस या 
फूलों का रस--कु० ३।३६ देहिं मुखकमलमधुपान 


( ७६८ ) 


--गीत ० १० 3. मीठा मादक, पेय, शराब, खींची 
हुई शराब--विनयन्ते सम तद्योधा मधुभिक्जियश्रमम्‌ 
-रघ० ४१६५, ऋतु ० १३ 4. पानी 5. शक्‍्कर 
6. मिठास,-- पुं० (धः) . वसन्‍्त ऋतु--क्‍्व न्‌ हृदय- 
ज्रमः सखा कसुमायोजितकामंको मधघः--कु० ४।२४- 
२५, ३।१०, ३०, चेत्र का महीना-भास्करस्य 
मधमाधघवाविव--रघु ० ११।७, मासे मघो मघरको- 
किलभ ड्रनाद॑ रामा हरन्ति हृदयं प्रसभं॑ नराणाम 
--ऋतु० ६।२४ 3. एक राक्षस का नाम जिसे विष्ण 
ने मारा था 4. एक ओर राक्षस जिसके पिता का 
ताम लवण था तथा जिसे जत्रघ्न ने मारा था 
5. अशोक वृक्ष 6. काते वीय राजा का नाम | सम० 
-अष्ठीला शहद का लौंदा, जमा हुआ शहद, 
--आधारः मोम,-- आपात (वि०) पहली बार शहद 
चखने वाला-मनु० ११।९,--आजम्र: एक प्रकार का 
आम का वक्ष,--आसव:ः (शहद से ) खींची हुई मीठी 


शराब,-आस्वाद (वि०) शहद का स्वाद चखने वाला, 
- आहृतिः (स्त्री०) यज्ञ में मिष्टान्न की आह॒ति देना 
--उच्चछिष्टम्‌,---उत्थम ,--- उत्यथितम्‌ मधम क्खियों का 
मोमः5उत्सवः वसन्‍न्तोत्सव,-उदकस “मधघुजल' , शहद 
मिला हुआ पानी, जलमध्‌ - उद्यानम्‌ वसनन्‍्तोद्यान, 
--उपघ्नम मध का आवास मथरा का नामान्तर 
--रघ० १५।१५,--कण्ठ: कोयल,- करः (:मोंरा 
-- कैंटजं खल तेनहा तेने हा मघकरेण कथम 
>भामि० १।१०, रघ०९।३०, मेघ० ३५।४७ 2. प्रेमी 


काम॒क, 'गण:, ”.  श्रेणि: (स्त्री०) मक्खियों का झुंड 


--करकंटो . मीठा नींबू, चकोतरा 2. एक प्रकार 
का छहारा, - काननम्‌,--वनम्‌ मध्‌राक्षस का वन, 
--कारः/--कारिन (पुं० मधृमक्खी -- कुक्कुटिका, 
कुक्‍्कुटो एक प्रकार का नींबू का पेड़,--क्ुल्या 
मध की नदी, कृत (प० ) मधुमक्खी,--केशट: मघ्‌- 
मक्खी ,--कोशः,--षः मधुमक्खियों का छत्ता,-- क्रमः 
शहद की मक्खियों का छत्ता, (ब० ब०) मदिरा पीने 
की होड़, आपानक,--क्षोर:, -- क्षीरकः खजूर का पेड 
--गायनः कोयल,-- ग्रहः ग्घ का तपंण,-घोषः कोयल 
--जम्‌ मोम,--जा . मिसरी 2 8 +जम्बोरः 
एक प्रकार का नींबू जित,- हि --निषपदन 
--निहन्त (पुृं०),--मथः, -- मथनः,---रिपुः.--शत्र 

--सुदनः, विष्ण के विशेषण--इति मघ्रिपुणा सखी 
नियुक्ता,--गीत० ५, रघ० ९।४८, शि० १५।१, 
-- तृण:--णम्‌ गन्ना, ईख,--त्रयम तीन मीठे पदार्थ 
अर्थात्‌ शक्कर, शहद और घी,--दौोपः कामदेव,-- दूत 
आम का पेड़, -- दोहः मघ या मिठास खींचना,--द्र 
. भोंरा 2. कामुक,--द्रवः छाल फूलों का एक वृक्ष, 


“बम: आम का पेड़,.-धातुः एक प्रकार का पीला | 


माक्षिक--धारा शहद की घार,--धूलिः राब, गड़ 
-- नालिकेरकः एक प्रकार का नारियल, - नत (१ु० ) 
भौरा,-- पः मधकर, या पियक्कड--राज प्रिया: कर- 
विण्यौ रमन्ते मघपः सहन्‍""भामि० १।१२६, १।३३, 
(यहां दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं )  फ्टलम शहद की 
मक्खियों का छत्ता,--पतिः कृष्ण का विशेषण,---पं्क 
'शहद का मिश्रण” एक सम्मानय क्त उफ्हार जो किसी 
अतिथि को या कन्या के पिता के द्वार पर आ जाने 
पर दृल्हें को अपित किया जाता है, इसमें निम्नांकित 
पाँच पदार्थ डाले जाते हं“--दध्धि सपिजेलं क्षौद्रं सिता 
चतरच पंचभि:, प्रोच्यते मधपक:, समांसो मधपके 
--उत्तर ०४, असिस्वदद्यन्मधपकेर्मापतं स तद व्यघा- 
त्तकमदकंदशिनाम, यदष  पास्यन्मध भीमजाघर- 
मिषंण पुण्याहविधि तदा कृतम्‌--न ० १६।१३, मन्‌ ० 
३।११९ तथा आगे,-पक्‍ये (वि०) मधृपक का 


अधिकारी,-- परणिका,--पर्णो नील का पोधा,--पाथिन्‌ 
(पुं०) भौंरा,-- पुरमु,--री, मथुरा का विशेषण-- 
संप्रत्य ज्झितवासनं मघुपुरीमध्ये हरि: सेव्यते--भामि० 
४।४४,--पुष्प: . अशोक वक्ष 2. मौलसिरी का वक्ष 
3. दन्ती वक्ष 4. सिरस का पेड़, --प्रणयः शराब की 
लत,--प्रमेहः मधुमह, शकरायकक्‍त मत्र,--प्राशनम 
शद्धीकरण के सोलह संस्कारों में से एक जिसमें नव- 
जात शिश्॒ को मध चटाया जाता है ,--प्रियः बलराम 
का विशेषण,--फल: एक प्रकार का नारियल,-फलिका 
एक प्रकार का छुहारा,--बहुला माघवी लता,--बी 
(वो) जःअनार का वक्ष,--बो ( वी) जपुरः एक प्रकार 
की नींबू, चकोत रा, - मक्षः,-क्षा,---मक्षिका मधमकखी 
--मज्जनः अखरोट का पेड,--मदः शराब का नशा 


>+मल्लिः, - ल्‍ली (स्त्री०) मालती लता,--माधवी 
. एक प्रकार का मादक पेय 2, कोई भी बसंत ऋतु 
का फ़ूल,--माध्बोकम्‌ एक प्रकार की मादक मदिरा, 
-मारकः भोंरात्मेहःत८-मधृप्रमेह दे ०,-यष्टिः ( स्त्री० ) 
गन्ना, ईख, मलेठी,-- रसः ॥. ताड़ का वक्ष (जिससे 
ताडी बनती है) 2. गन्ना, ईख 3. मिठास, (सा) 
. अंगरों का गच्छा 2. अंगरों की बेल,---लग्नः एक 
वक्ष का नाम,-लिह ->लेह ,-न्‍लैहिनू (पुं०) 
>>लोलपः भौंरा इसी प्रकार 'मघनो लेह: ,--- वनम्‌ 
बह जगल जहाँ मध नामक राक्षस रहा करता था 
जिसको मारकर शत्रघ्न ने मथरा नगरी बसाई थी 
(नः) कोयल,--वाराः (पूं०, ब० व०) बार २ पीने 
वाले, शराब के जाम पर जाम चढ़ाने वाले, डटकर 
शराब पीने वाले --जज्ञषिरे बहुमता: प्रमदानामोष्ठ- 
यावकनदो मधवारा:--कि० ९।५९, क्षालितं न शमित॑ 
ने वधनां द्रावितं न हृदय मधवार:--शि० १०।१४ 
(कभी कभी यह शब्द एक वचनांत भी होता हूं) दे० 


( ७६९ ) 


कि० ८।५७, -ब्रतः भौंरा--मामिक: को मरन्दानाम- 
न्तरेण मधब्रतम्‌ -भामि० १।११७, तस्मिन्नद्य मधत्रते 
विधिवशान्माध्वीकमाकांक्षति ४६,--शकरा शहद से 
तयार की हुई शक्‍कर,---शाखः एक प्रकार का (महुए 
) पेड,--शिष्टम,--शेषम्‌ मोम,--सखः, --सहाय:, 
-“सारथिः,--सुहृद कामदेव,--सिक्थकः एक प्रकार 
का विष,--सुदनः भौंरा,--स्थानम्‌ मध्‌मक्खियों का 
छत्ता,--स्वरः कोयल, --हन्‌ (पुृं०) . शहद को नष्ट 
करने वाला या एकत्र करने वाला 2. एक प्रकार का 
शिकारी पक्षी 3. ज्योतिषी, भविष्यवक्ता 4. विष्णु 
का नामान्तर । 
सधुकः | मध-कन्‌, क-|क वा ] . एक वृक्ष (->>मधूक 
महआ) का नाम 2. अशोक वृक्ष 3. एक प्रकार का 
पक्षी, --कम्‌ . जस्ता 2. मलठी । 


सधुर (वि०) [ मधु माधयें राति रा+-क मधू्‌ अस्त्यथर 
वा | !. मीठा 2. शहदयकत, मघमय 3. सुखद, मनो- 
हर, आकर्षक, रुचिकर---अहो मधरमासां दशनम्‌ 
“श० १, कु० ५१९, उत्तर० १।२० 4. सुरीला 
(स्वर ),--रः लाल रंग का गदन्ना, ईख 2. चावल 
3. राब, गड़ 4. एक प्रकार का आम,--रम्‌ . माधुय 
2. मधरपेय, शर्बंत 3. विष 4. जस्ता,--रम्‌ (अव्य०) 
मिठास के साथ सहावने ढंग से, रोचकता के साथ । 
सम०--अक्षर (वि०) मधुर ध्वनि वाला, मिष्टभाषी 
रसीला,-- आलाप (वि०) मधुर शब्दों का उच्चारण 
करने वाला (पः) मधर या सरीले स्वर ---मधरालाप- 
निसभे पण्डितानाम्‌--कु ०४। १६, (-पा ) मना, मदनसा- 
रिका,-कण्टकः एक प्रकार की मछली ,--जम्बीरम नींब 
की एक जाति,--जयम -- मधत्रयम दे०,--फलः एक 
प्रकार का पेंवदी बेर,--भाषिन,--वाच्‌ (वि०) 
मधरभाषी,---लवा एक प्रकार का छहारे का पड़ 
-स्वर,--स्वन (वि०) मधुर स्वर से अलापने वाला, 
मधरस्वर वाला । 

सधरता,-त्वम॒| मधर-+-तलू--टापू, त्व वा | माधय, 
सुहावनापन, रोचकता । 

सधुरिसन्‌ (पुं०) [ मधुर-इमनिच्‌ | माघुय, रोचकता 
मधरिमातिशयन वचो$इमतम्‌--भामि० १॥११३ | 

सधुलिका [ मध॒रलू--कन्‌ --टठाप्‌, इत्वम्‌ | काली सरसों, 
राई । 

सधकः | मह +-ऊक नि० हस्य घः ] . भौंरा 2. एक 
वक्ष का नाम--महुआ,--कमस्‌ मधुक (महुए ) 
का फल--दूर्वांवता पाण्डमधकदाम्ना--कु० ७॥१४ 
स्निग्धघो मधकच्छविगण्ड:--गीत० १०, रघु० 
५६।२५ । 

मधूलः | मधु-+-लाति ला-+क पृषो० | एक प्रकार का 
वक्ष,--ली आम का पेड़ । 


९५७ 


मधलिका [ मधल--कन्‌--ठाप्‌ इत्बम्‌ | एक प्रकार 


का वक्ष | 


मध्य (वि०) [ मन्‌+-यत्‌, नस्य धः, तारा० | (. बीच 


का, केन्द्रीय मध्यवर्ती, केन्द्रवर्ती--मेघ० ४६, मनु ० 
२।२१ 2. अन्तवेर्ती, मध्यवर्ती 3. बीच के दर्जे का, मध्यक, 
दर्मियाने कदका, बीच का--प्रारम्य विध्नविहता विर- 
यन्ति मध्या:--भतं०» २।२७ 4. तटस्थ, निष्पक्ष 
5. न्याय्य, यथार्थ 6. ( ज्यो० में ) मध्यभाग,-ध्यः,--ध्यम्‌ 
. मध्य, केन्द्र, मध्य या केन्द्रीय भाग -- अह्वः मध्यम 
दोपहर, दिन का मध्य--सहस्रदीधिति रलद्धुरोति 
मध्यमत्नः- मा० १, सय्य शिरोबिन्दु पर हूं । अर्थात्‌ 
'ठीक सिर के ऊपर' हूँ, व्योममध्यें--विक्रम० २।१ 

, शरीर का मध्यभाग, कमर--मध्य क्षामा--मेघ ० 
८२, वेदिविलग्नमध्या --कु० १।३९ बिशालवक्षास्त- 


नवत्तमध्य:--रघ० ६।३२ 3. पेट, उदर -- मध्यन 

बलित्रयं चार बभार बाला--कु० १।३९ 4. किसी 
वस्तु का भीतरी भाग 5. बीच की स्थितिया दशा 
6. घोड़े की कोख 7. संगीत म मध्यवर्ती सप्तक 
8. किसी श्रेणी की मध्यवर्ती राशि,--ध्या बीच को 
अंगली,-- ध्यम दस अरब की संख्या (मध्य! के कम० 
करण० अपा० और अधि० के रूप क्रि० वि० की 
भांति प्रयक्‍्त होते हैं) (क) मध्यम्‌ में, के बीच में 
(ख) मध्यन में से, बीच से (ग) मध्यात्‌ म॑ से, के 
बीच (संब० के साथ ) से -तेषां मध्यात्‌ काक: प्रोवाच 
>+पंच० १ (घ) सध्ये . बीच में, में, मध्य में 
रध्‌० १२२९ 2. में, के अन्दर, के भीतर, बहुधा 
(जब कि अव्ययीभाव समास के आदि पद के रूप में 
प्रयोग हो) उदा० - मध्यंगड्भम्‌ गंगा में, मध्यजठरम्‌ 
पेट में-भामि० १।६१, मध्यनंगरम नगर के 
भीतर' मध्यनदि “नदी के बीच में! मध्यपष्ठम्‌ 'पीठ पर' 
मध्य भक्तम, भोजन करने के पश्चात्‌ फिर दोवारा 
भोजन करने से पूर्व बीच में ली जाने वाली औषधि 
मध्यरणम “यद्ध में --भामि० १।१२८, मध्येसभ 'सभा 
मेंया सभा के सामने -नें० ६॥७६, मध्यसमुद्रम्‌ 
'समृद्र के बीच में! शि० ३३३३) । सम०--अडगुलि 

--ली (स्त्री०) बीच. की अंगुली,---अह नः ('अहन्‌ 
के स्थान में) मध्याहक्न, दोपहर, क्ृत्यम, क्रिया दोप- 
हर के समय की जाने वाली क्रिया, कालः 'वेला 
समय: दोपहर का समय, सस्‍्नानम्‌ दोपहर का नहाना 
-कणे:ः अधंव्यास (वि० ) बीच में जाने वाला 
--गत (वि० )केन्द्रीय, मध्यवर्ती, बीच में होने वाला, 
-- गन्ध; आम का वक्ष, -ग्रहणम्‌ ग्रहण का मध्य, 
- -दिनम (“मध्यंदिनम” भी) . मध्य दिन, दोपहर 
2. दोपहर का उपहार,--दीपकम्‌ दीपक अलंकार का 
एक भेद, इसमें सामान्य विशेषण जो समस्त चित्रण 


मध्यम (वि०) 


( ७७० 


पर प्रकाश डालता हू बीच में स्थापित किया जाता हूं, 
उदा०--भट्रि० १०२४,-देशः . मध्यवर्त्ती स्थान या 
प्रदेश, किसी चीज का मध्यवर्ती भाग 2. कमर 
3. पेट 4, याम्योत्तर रेखा 5. केन्द्रीय प्रदेश, हिमालय 
तथा विध्य पर्वत के बीच का भाग - हिमवद्बिन्ध्य- 
योमंध्यं यत्प्राग्वितशनादपि, प्रत्यगेव प्रयाग्राज्ष्च 
मध्यदेश: स कीतित:--मन ० २।२१,--देह: शरीर 
का प्रमख भाग, पेट,--पदम मध्यवर्ती पद, 'लोपिन 
दे० मध्यमपदलोपिन ,--पातः सहधमंचारिता, समागम 
--भागः 4. मध्य भाग 2. कमर,-भाव: बीच की 
स्थिति, सामान्य स्थिति,--यवः प्रीली सरसों 
के छः: दानों के बराबर का एक तोल,-ःरात्रः, 
--रात्रिः (स्त्री०) आधी रात, रात का बीच,-रेखा 
केन्द्रीय या प्रथमया म्योत्तर रेखा,-लोकः तीनों लोक के 


बीच का लोक अर्थात मत्यछकोक या संसार, 
“ईशः , ईइवरः राजा,-वयस  अधंड उम्र- 
वाला, -बतिन (वि०) बीच में स्थित, केन्द्रवर्ती 


(प०) विवाचक, मध्यस्थ, - -व॒त्तम्‌ नाभि,--सुत्रमत -- 
मध्यरेखा दे०,-स्थ (वि० ).. बीच में स्थित या विद्य- 
मान, केन्द्रीय 2. मध्यवर्ती, अन्तवर्ती 3. बीच का 
4. बीच-बचाव करने वाला, दो दलों के बीच मध्यस्थता 
करने वाला 5. निष्पक्ष, तटस्थ 6. उदासीन, लगाव- 
रहित--श० ५, (स्थः) निर्णायक, विवाचक, मध्यस्थ 
2. शिव का विशेषण, - स्थलूम . मध्य या केन्द्र 
2.मध्य स्थान या प्रदेश 3. कमर,-स्थानसम . बीच का 
पड़ाव 2. बीच का स्थान अर्थात्‌ वाय 3. तटस्थ प्रदेश, 
“स्थित (वि०) केन्द्रीय, अन्तवंर्ती । 


सध्यत: (अव्य०) [ मध्य--तसिल ] . बीच से, मध्य से 


मे से2. मे । 

मध्य भव:--मध्य ++ म॒] बीच में स्थित 
या वर्तमान, बीच का, केन्द्रीय. पितु: पद मध्य- 
ममत्पतन्ती-विक्रम ० १।१९, इसी प्रकार 'मध्यमलोक- 
पाल: मध्यमपदम मध्यमरेखा 2. मध्यवर्ती, अन्तर्वर्ती 
3. बीच का, बीच की स्थिति या धिशेषता का, बीच 
के दर्ज का यथा उत्तमाधममध्यम” में 4. बीच का 
औसत दर्ज का--तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापि- 
तान्यतः--रघ्‌० १७।५८ 5. बीच के कद का 6. न 
सबसे छोटा न सबसे बड़ा, (भाई) बीच में उत्पन्न 
--प्रणमति पितरो वां मध्यम: पाण्डवोउ्यमू--वेणी ० 
५॥२६ 7. निष्पक्ष, तटस्थ,--म्ः . संगीत में पंचम 
स्वर 2. विशेष संगीत पद्धति 3. मध्यवर्ती देश, दे० 
मध्यदेश 4. (व्या० में ) मध्यम पुरुष 5. तटस्थ प्रभू-- 
धर्मोत्तर मध्यममाश्रयन्ते --रघ० १३।७ 6. प्रान्त का 
राज्यपाल, - मा . बीच की अंगुली 2. विवाह योग्य 
कन्या, वयस्क कन्या 3. कमल का बीजकोष 4, काव्य- 


) 


शास्त्रों मं वणित एक नायिका, अपनी जवानी की 
उम्र के बीच पहुँची हुई स्त्री, तु० सा० द० १००, 
--मस कमर । सम०--अडगलिः बीच की अंगुली 
> आहरणम (बीज० में) समीकरण म बीच की 
राशि का निरसन,-कक्षा बीच का आंगन, -जात 
(वि०) दो के बीच में उत्पन्न, मसला,--पदम 
(समास के) बीच का पद, लोपिन (पुं०) तंत्पुरुष 
समास का एक अवांतर भंद जिसमें कि रचना के बीच 
का राब्द लप्त कर दिया जाता हैं, इसका सामान्य 
उदाहरण 'ज्ञाकपाथिव: हू, इसका धिग्रह हूं --शाक- 
प्रियः पाथिव:, यहाँ बीच के शब्द 'प्रियः का लोप कर 
दिया गया, इसी प्रकार छायातरु: व गडधाना: आदि 
शब्द हें, -- पाण्डवः अर्जुत का विशेषण,--पुरुषः ( व्या ० 
में) मध्यमपुरुष--वह पुरुष जिसको सम्बोधित किया 
जाय,--भ तकः किसान, खेतिहर (जो अपने लिए और 
अपने स्वामी के लिए खेती का काम करता है) 
>“रात्र: आधी रात,--लोकः बीच का संसार, भूलोक, 
“पालः राजा--रघु० २।१६,--वयस (नपुं०) प्रोढ़ा 
वस्था, बीच को उम्र,--वयस्क (वि०) प्रीढ़, बीच की 
उम्र का,--संग्रहः बीच के दर्ज का गप्तप्रेम, जसे कि 
गहने कपड़े, पुष्प आदि उपहार भेज कर परस्त्री को 
फसलाना, व्यास ने इसकी निम्नांकित परिभाषा की 
ह-प्रषण गन्धमाल्यानां धघपभषणवाससाम, प्रलोभन 
चान्नपानैमंध्यमः संग्रहः स्मृतः,--साहसः तीन प्रकार 
के दण्डभेदीं में द्वितीय प्रकार--मनु० ८।१३८, (सः 
-सम ) .सध्यवग के प्रति अपराध या अत्याचार,--स्थ 
(वि०) बीच में होने वाला । 


मध्यमक (वि० ) (स्त्री ०-मिका ) [मध्यम -कन ] बीच का 


बक्लिकुल बीचोंबीच का । 


मध्यमिका | मध्ममक-टाप्‌, इत्वम] वयस्क कन्या, जो 


धिवाह योग्य उम्र की हो गई हो । 


मध्य दे० 'मध्य' के अन्तगंत । 


मध्वः एक प्रसिद्ध आचाये तथा शाघ्त्रप्रणेता, 


वेष्णव 
संप्रदाय के प्रवर्तेक तथा वेदान्तसत्रों के भाष्यकर्ता । 


मध्वकः [मधघ--अक्‌--अच ] भोरा । 
मध्विजा [मघ ईजते प्राप्नोति--मध्‌--ईज्‌ +क--टाप, 


सन्‌ 


पृषो ० हस्वः] कोई भी मादक पेय, खींची हुई शराब । 
(म्वा० पर० मनति) ॥. घमण्ड करना 2. पूजा 
करना 9 (चुरा० आ० मानयते) घमण्डी होना, 
ध॥ (दिवा० तना० आ० मनन्‍्यते, मन॒ते, मत) 
. सोचना, विश्वास करना, कल्पना करना, चिन्तन 
करना, उत्प्रेक्षा करता, विचारना-अ डूं के5पि शर्शाड्ि-रे 
जलनिधे: पड्ूूं परे मेनिरे--सुभा०, वत्स मन्ये कुमारे 
णान्यन जम्भकास्त्रमामन्त्रितम --उत्तर० ५, कथ्थं 
नवान्मन्यते आपकी क्या सम्मति हैं 2. खयाल करना 


| ७७१ 


आदर करना, मानना, देखना, समझना, मान लेना 
>>समीभूता दृष्टिस्त्रिभवनमपि ब्रह्म मनते-भत्‌० 
३।८४, अमंस्तचानन पराध्यजन्मना स्थितेरभत्ता 
स्थितिमन्तमन्वयम-रघ० ३॥२७, १।३२, ६।८४, भग ० 
२।२६, ३५, भट्ठदि० ९।॥११७, स्तनविनिहितमपि 
हारमृदारं सा मनुते कृशतनुरिव भारम्‌-गीत० ४ 


3. सम्मान करना, आदर करना, मान करना, मूल्यवान्‌ 


समझना, बड़ा मानना, वरेण्य समझना --यस्यानु्षाड्धिण 
इसमे भवनाधिपत्य भोगादय: क्रंपणलोकमता भवन्ति 


“भे० ३।७६ 4. जानना, समझना, प्रत्यक्ष करना, 
पयवेक्षण करना, लिहाज करना--मत्वा देवं घनपति- 
सख॑ यत्र साक्षाहसन्तम--मेघ० ७३ 5. स्वीकृति 
देना, हामी भरना, अमल करना--तन्मन्यस्व 
मम वचनम्‌--म्‌ृच्छ० ८ 6. सोचना, विचार विमश 
करना 7. इरादा करना, कामना करना, आशा.क्रना 
8. मन लगाना, 'मन्‌ धातु के अथ उस शब्द के 
अनुसार जिसके साथ इसका प्रयोग होता है, विविध 
प्रकार से बदलते रहते हँ--उदा० बहु मन्‌ बहुत 
मानना, बड़ा समझना, बहुत मूल्य आंकना, वरेण्य 
समझना, पूज्य मानना -बहु मन॒ृते ननु तें तनसंगत- 
पवनचलितमपि रेणम्‌--गीत ० ५, बहु के . अन्तगेत 
भी दे०; लघु मन्‌ तुच्छ समझना, घृणा करना, अपमान 
करना---श० ७।१; अन्यथा मन और तरह सोचना, 
संदेह करना, साधु मन्‌ भला सोचना, अनुमोदन 
करना, संतोषजनक समझना, श० १।२, असाधु मन 
नापसंद करना, तृणाय सन्‌ या तणवत्‌ मन तिनके 
जसा समझना, हलका मूल्य लगाना, तुच्छ समझना 
“हरिमप्यमंसत तृणाय--शि० १५।६१, न मन्‌ 


अवज्ञा करना, अवहेलना करना, प्रेर० (मानयतित्ते) 
सम्मान करना, श्रद्धा दिखाना, आदर करना, अभि- 
वादन करना, मूल्यवान्‌ समझना --मान्यान्मानय 
“भतृ० २।७७, इच्छा० (मीमांसते) 4. विचार विमश 
करना, परीक्षण करना, अन्वेषण करना, पूछताछ 
करना 2. संदेह करना, पूछताछ के लिए बूलाना, 
(अधि० के साथ), अन्‌-स्वीकृति देना, हामी 
भरना, अनुमोदन करना, स्वीकार करना, अनुमति 
देना, अनज्ञा देना, मंजूरी देना--राजन्यान्स्वपुरनि- 
वत्तयइनमेने---रघ० ४॥८७, १४।२०, तत्र नाहमन- 
मन्तुम॒त्सहे मोघवत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌-रघ्‌ ० ११।३९, 
कु० १।५९, २३।६०, ५६८, भतूं० ३२२, रघु० 
१६।८५, प्रेर०-छट्ी मांगना, अनुमति मांगना, स्वीकृति 
मांगना-अनुमान्यतां महाराज:--विक्रम० २, अभि-, 
4. कामना करना, इच्छा करना, लालायित होना 
“मन ० ९०१९५ 2. अनुमोदन करना, हामी भरना 
3. सोचना, उत्प्रक्षा करना, कल्पना करना, मानना 


) 


अब--, घणा करना, हेय समझना, अवज्ञा करना 
नीच समझना, तुच्छ समझना--चतुदिगीशानवमत्य 
मानिनी--कु० ५१५३, मन्‌० ४॥१३५, विक्रम० २।११ 
प्रति-, सोचना, विचारना--प्रेर ० 4. सम्मान करना 
सम्मानित समझना, आदर करना 2. अनूमोदन करना, 
प्रशंसा करना 3. अनज्ञा देना, अनमति देना, वि -- 
(प्रेीर०) अनादर करना, तुच्छ समझना, अवज्ञा करना 
नीच समझना--स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विव- 
धंते मदनः:--म्‌ च्छ ० ८।९, सम्‌-, . सहमत होना, 
एकमत होना, एक मन का होना 2. हामी भरना, 
स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, पसंद करना 3. सोचना, 
खयाल करना, मानना 4. स्वीकृति देना, अधिकार देना 
5. मान करना, सम्मान करना, महत्त्वपृूण' समझना, 
--कच्चिदग्निसिवानाय्यं काले संमन्यसेडतिथिम 
-भर्टि० ६।६५, सममंसस्‍्त बन्धून्‌ १।२ 6. अनज्ञा 
देना, अनुमति देना ([प्रेर०) सम्मान करना, आदर 
करना, प्रतिष्ठा करना । 


मननम्‌ [मन्‌+ल्यूट] १. सोचना, विचार विमश करना 
गहनचिन्तन करना, अवधारणा करना--मननान्मनि- 
रेवासि---हरि० 2. प्रज्ञा, समझ 3. तकंसंगत अनमान 


4. अटकल, अदाजा । 


मनस्‌ (नपुं०) [मन्यतेब्नंन मन्‌ करण असुन]| . मन 
हृदय, समझ, प्रत्यक्षज्ञान, प्रज्ञा, जेंसा कि सुमनस 
दुमेनस्‌ आदि मे 2. (दशन० में) संज्ञान और प्रत्यक्ष- 


ज्ञान का आन्तरिक अंग या मन, वह उपकरण जिसके 


द्वारा ज्ञेय पदार्थ आत्मा को प्रभावित करते हैं, (न्या० 
द० में मन एक द्रव्य या पदाथ माना गया हैं जो आत्मा 
से सवथा भिन्न है )--तदंव सुखदुःखाद्यपलब्धिसाधन- 


मिन्द्रियं प्रतिजीव॑ भिन्नमण नित्यं च--त० कौ० 
3. चेतना, निर्णय या विवेचन की शक्ति 4. सोच 
विचार, उत्प्रक्षा, कल्पना, प्रत्यय, पश्यन्नद्रान्मनसाप्य- 
धृष्यमू--कु० २।५१, रघृ० २॥२७, कायन वाचा 
मनसा$पि शश्वत--५।५ 5. योजना, प्रयोजन, अभि- 
प्राय 6. सकल्प, कामना, इच्छा, रुचि; इस अर्थ में 
'मनस्‌ शब्द का प्रयोग बहुघा धातु के तुमुन्नंत रूप के 
साथ (तुम्‌ के अन्तिम 'म्‌ का लोप करके ) होता हैं, 
और विशेषण शब्द बनते हं--अय॑ जन: प्रष्टमना- 
स्तपोनिधे---कु० ५४०, तु० काम 7. विचारविमर्श 
8. स्वभाव,प्रक्ृति,मिजाज 9. तेज,ओज,सत्त्व 0. मानस 
नामक सरोवर (भनसा गम सोचना, चिन्तन करना 
याद करना--कु० २।६३, मनः कु मत को स्थिर 
करना, विच।रों को निर्दिष्ट करना, (संप्र० या अधि० 
के साथ ), मनः बन्ध्‌ मन लगाना, स्नेह हो जाना 
-अभिलाषे मनो बबन्धान्यरसान्‌ विलंध्य सा--रघ० 
३।४, समनः समाधा अपने आपको स्वस्थ करना, मर्नास 


( ७७२ ) 


उदभ मन को पार करना, सनसि कू सोचना, ध्यान 
रखना, दृढ़ संकल्प करना, निर्धारण करना, 
मन में रखना)। सम०--अधिनाय:ः प्रेमी, पति, 
-अनवस्थानम अनवधानता,--अनुग (वि०) मनो 
नकल, रुचिकर,--उपहारिन (वि०) हृदयहारी, 
-अभिनिवेजश्ञः खब मन लगाना, प्रयोजन की दढ़ता, 
--अभिराम (वि०) मन के लिए सुखद, हृदय को 
तृप्त करने वाला--रघु० १।३९,--अभिलाषः मन को 
लालसा या इच्छा,---आप (वि०) हृदयहारी, आक- 
षक, सुहावना,--कान्त (वि०) (मनस्कान्‍त था मनः, 
कान्त ) मन का प्रिय, सुहावना. रुचिकर,--कारः पृण 
प्रत्यक्ष ज्ञान (सुख या दुःख का ) पूरी चेतना,---क्षेप 
मन की उचाट, मानसिक अव्यवस्था,--गत (वि०) 


मन में विद्यमान, हृदय में छिपा हुआ, आन्तरिक, 
अन्दरूनी, गृप्त,--नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ 
-:०३।१२ 2. मन पर प्रभाव डालने वाला, वांछित 
(हम) 4. कामना, चाह--मनोगत सा न शशांक 
पसितुम न ० ५।९१ 2. विचार, चिन्तन, भाव, 
सम्मति,--गतिः (स्त्री०) हृदय की इच्छा,--गवो 
कामना, चाह,--गप्ता मेनसिल,--ग्रहणम मन को 
हराना,--ग्राहिन्‌ (वि०) मन को हराने वाला या 
आकृष्ट करने वाला,-ज,--जन्मन्‌ (वि०) मनोजात, 
(पुं.) कामदेव,--जक (वि०) विचार की भांति, 
फर्तीला, आशगामी 2. चिन्तत और विचारण में तेज, 
3. पंतृक, पितृ तुल्य सबन्ध रखने वाला--जवस 
(वि०)पिता के समान, पितृतुल्य,--जात (विं०) मन 
में उत्पन्न, मन में उदित या पंदा हुआ,-जिपन्न (वि०) 
मन से संघने वाला अर्थात्‌ दूसरों के मन के विचार 
भांपने वाला,-ज्ञ (वि०) सुहावना प्रिय, रुचिकर, 
सुन्दर, लावण्यमय--इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि 
तन्वी--श० १।२०, रघु० ३।७, ६।७ (ज्ञ:) एक 
गन्धव का नाम, (-ज्ञा) 4. मेनशिल 2. मादक पेय 
3. राजकुमारी,--ताप:, ---पोड़ा 4. मानसिक पीडा 
या वेदना व्यथा 2. पर्चात्ताप, पछतावा,--तुष्टि 
(स्त्री०) मन का संतोष,--तोका दुर्गा का विशेषण 
-“ दण्ड: मन या विचारों पर पूर्ण नियन्त्रण--मन्‌ ० 
१०।१० तु० त्रिदण्डिन,---दत्त (वि०) दत्तचित्त, 
जिसका मन किसी वस्तु में पूरी तरह लग रहा हो 
मन से दिया हुआ, - दाहः,.--दुखःसम्‌ मन का क्लेश, 
पीडा, मनस्ताप --नाज्षः बद्धि का नाश, विक्षिप्तता, 
पागलूपन,--नौत (वि० ) पसंद किया हुआ, चुना हुआ, 
--पंर्तिः; विष्ण का विशेषण,--पूत (वि०) 4. मन 
जिसे पवित्र मानता हो, अत्ततरात्म! द्वारा अनुमोदित, 
--मन:पूतं समाचरेत्‌ृ-मनु० ६।४६ 2, झ॒द्धात्मा, 
सचेत, प्रणोत (वि०) मन को रुचिकर या सुखद, 


-प्रसादः चित्त की स्वस्थता, मानसिक शान्ति, 
--प्रीति: (स्त्री०)) मानसिक सन्‍्तोष, हुषं, खुशी, 
--भव:, -भः 7. कामदेव मनोज--रे रे मनो 
मम मनोभवश्यासनस्थ पादाम्ब॒जद्वयमनारतमानमन्तम्‌ 
--भामि ० ४॥३३, कृ० ३।२७, रघ० ७३२२ 2. प्रेम 
प्रणयोन्‍्माद, कामकता-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ो 
मनोभवः: --रघ० १२॥।३३,--मयन;ः कामदेव, 

(वि) पृथक्‌ देखिये,---यायिन्‌ (वि०) 4 इच्छानुसार 
गमन करने वाला 2. तेज़, फर्तीला,--योगः दत्त 
चित्तता, खब ध्यान देना,--योनि: कामदेव,---रजनम्‌ 
. मन को प्रसन्न करना 2. सुहावनापन,--रथः 4. मन 
की गाड़ी, कामना, चाह--अक्तरतः सिद्धिप्थं शब्दः 
सस्‍्वमनोरथस्येव--मालवि० १।२२, मनोरथानामग- 


तिन॑ बिद्यतें--कु० ९६४, रघृ० ३॥७२, १२॥५९ 
2. अभीष्ट पदार्थ--मनो रथाय नाशंसे--श० ७११३ 
3. (नाटक में) संकेत, परोक्ष रूप से या गृप्त से प्रकट 
की गई कामना, दायक (वि०) किसी एक व्यक्ति 
की आशाओं को पूरा करने वाला, (-कः) कल्प तरु 
का नाम, सिद्धिः (स्त्री०) कल्पना की सृष्टि, हवाई 
किले वनाना,--रम (वि०) आकर्षक, सुखद, रुचिकर 
प्रिय सुन्द र-अरुणनख मनो रमासु तस्या:(अडगुलीष )-श ० 
६।१०, (-मा ) 4. कमनीय स्त्री .2. एक प्रकार का रंग 
--राज्यम 'कल्पना का राज्य हवाई किला--मनोरा- 
ज्य विजम्भणमेतत्‌ 'यह हवाई किले बनाना है ,--लरूय: 
चेतना का नाश,--लौल्यम्‌ मन की चेंचलता, मन को 
लहर या मौज,---वाञउ्छा,-वाडह्छितम्‌ हृदय की अभि- 
लाष, इच्छा, - विकारः,--विकृति (स्त्री०) मन का 
संवेग,--व॒त्तिः (स्त्री०) 4. मन की क्रियाशीलता, 
इच्छाशक्ति 2. स्वभाव, चित्तवृत्ति, 
की तेजी,--ब्यथा मानसिक पीडा या वेदना, - शीलः, 
>>ल्ा मनसिल- मनः शिलाविच्छरिता निषेद॒: -- कु० 
१५५, रघु० १२।८०,- शौ ध्र (वि०) मन को भांति 
तेज,--संगः मन की (किसी वस्तु में) आसक्ति, 
- सनन्‍्तापः मन की व्यथा,- स्थ (वि०) हृदय में 
स्थित, मानसिक,--स्थयेंम्‌ मन की दढ़ता,-हत (वि०) 
निराश,--हर (वि०) सुखद, लावण्यमय, आकर्षक 
कमनीय, प्रिय-अव्याजमनोहरं वपु:--श० ११७, कु० 
३।३९, रघ० ३॥३२ (-रः) एक प्रकार की चमेली, 
(-रम्‌) सोना,--हर्त्‌--हारिन्‌ (वि०) हृदय को हरण 
करने वाला, मनोहर, रुचिकर, सखद--हित॑ मनोहारि 
च दुर्लभ वच:--क्िि ० १।४,--हारो असती या व्यभि- 
चारिणी स्त्री,-हछाद: हृदय का उल्लास,-ह्वा मनसिल। 


सनसा [| मनस-+-अच्‌--टाप्‌ | कश्यप की एक पुत्री का 


नाम, नागराज अनन्त की बहन तथा जरत्कारु मुनि 
की पत्नी, इसी प्रकार 'मनसादेवी । 


- बेगः विचारों 


हो 


( ७७३ ) 


सनसिजः [मनसि जायते-जन्‌ --डं, अहूक्‌ स०] . काम- 
देव - रघ० १८।५२ 2. प्रेम, प्रणयोन्‍्माद--मनसिज- 
रुज॑ सा वा दिव्या ममाऊमपोहितुम्‌-- विक्रम० 
२।१०, श० ३।९। 


सनसिशयः [ मनसि शते-शी--अच सप्तम्या अल॒क ]. 


कामदेव--शि० ७।२ | 
मनस्त: (अब्य०) [ मनस-+-तस ] मन से, हृदय से 
3 १४८९ | 


सनस्विन (वि०) [ मनस-+विनि ] . बद्धिमन, प्रज्ञा- 
वान्‌, चतुर, ऊंचे मन वाला, उज्यात्मा--रघ॒ ० १। 
३२ पंच० २।१२० 2. स्थिरमना, दृढ़निर्चय, दृढ़ 
संकल्प वाला-- कु० ५१६,--नी 4, उदार मत की या 
अभिमानिनी स्त्री -- मनस्विनीमानविधघातदक्ष म्‌ - कु ० 
२।२२, मालुवि० १।१९ 2. बद्धिमती या सती स्त्री 
3. दुर्गा का नाम । 
सनताक (अव्य ०) [ मन-+आक्‌ | 4. जरा, थोड़ा सा 
अल्पमात्रा में, न सनाक 'बिल्कुऊ नहीं--रे पान्थ 
विहलमना न मनागपि स्यथा:--भामि० १।३७, १११ 
2. दाने: शनेः, विलंब से। सम०--कर (वि०) 
थोड़ा. करने वाला, (रम्‌) एक प्रकार की गंघयक्त 
अगर को लकड़ी । 


सनाका [| मन्‌--- आक +टाप्‌ ] हथिनी । 


सनित (वि०) [ मन्‌+कक्‍्त | ज्ञात, प्रत्यक्षज्षान, समझा 
हुआ । " 

मनोकस्‌ [ मन्‌--कीकन्‌ | सुर्मा, अंजन । 

सनीषा | मतस: ईषा ष० त०, शक० ) . चाह, कामना, 
--यो दुर्जेनं वशयितु तनुते मनीषां -- भामि० १।९५ 
2. प्रज्ञा, समझ 3. सोच, विचार । 

मनोषिका | मतीषा--कन्‌ +टाप, इत्वम ] समझ, प्रज्ञा । 

सनोषित (थधि०) [ मनीषा -- इतच्‌ ] . अभिलषित 
वांछित, पसंद किया गया, प्यारा, प्रिय--मनीषिता 
सन्ति गृहेषु देवता:--कु० ५।४ 2. रुचिक,र,--तम्‌ 
कामना, इच्छा, अभीष्ट पदार्थ---मनीषितं दयौरपि 
यन दुग्धा -- रघू० ५३३ । 

सनीषित्‌ (वि०) [ मनीषा--इनि | बृद्धिमान्‌ू, विद्वान 
प्रजावानू, चतुर, विचारशील, समझदार--रघु० १। 
१५, (पु०) बृद्धिमान्‌ या विद्वान पुरुष, मनि, पंडित 
-“मानतीयो मनीधषिणाम्‌--रघ ० १।११, संस्कारवत्येव 
गिरा मनीषी--कु० १।२८, ५१३९, रघृ० ३।४४ । 

मनुः [मन्‌-+3उ | !. एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो मानव का प्रति- 
निधि और मानवजाति का हित माना जाता ह (कभी 
कभी यह ॒ दिव्य व्यक्ति समझे जाते हैं) 2. विशे- 
पत: चौदह क्रमागत प्रजापति या भूलोक प्रभू--मनु ० 
१।६३ (सबसे पहले मन का नाम स्वायंभव मनु है, 
जो एक प्रकार से गोण म्रष्ठटा समझा जाता हं, इससे 


दस प्रजापति या महषियों का जन्म हुआ । इसी को 
मनस्मृति नामक धर्मंसंहिता का प्रणेता माना जाता हैं 
सातवाँ मन ववस्वत मन कहलाता हूं क्‍योंकि उसका 
जन्म विवस्वान्‌ (सूय) से हुआ। यही जीवघधारी 
प्राणियों की वतमान जाति का प्रजापति समझा जाता 
हँं। जल प्ररुय के समय॑े मत्स्यावतार के रूप 
में विष्ण ने इसी मन की रक्षा की थी। अयोध्या पर 
शासन करने वाले सूयवंशी राजा के सूयवंश का प्रव- 


' तेक भी यही मन समझा जाता ह--दे० उत्तर० ६।१८ 
रघ० १।११, चोदह मनओं के क्रमश: निम्नलिखित 
नाम हें--. स्वायंभव 2. स्वारोचिष 3. औत्तमि 
4. तामस 5. रवत 6. चाक्षष 7. ववस्वत 8. सा्वाणि 
9, दक्षसार्वाण0.ब्रह्मयसावाण 4., घमंसार्वाणि 2. रुद्र- 
सार्वाण 3. रौच्यदेवसावाण 4. इन्द्र सावणि 
3. चौदह की संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, 
-नः (स्त्री०) मन्‌ की पत्नी। सम० -- अन्तरम्‌ 
एक सन का काल (मन० १।७९ के अनसार यह 
काल मनष्यों के ४३२०००० वर्षों का होता हैँ, इसी 
को ब्रह्मा का १।१४ दिन मानते हूँ, क्योंकि इस प्रकार 
के १४ कालों का योग ब्रह्मा का एक प्रा दिन होता 
हैं । इन चौदह कालों में से प्रत्येक का अधिष्ठात 
मन पथक २ हैं, इस प्रकार के छ: काल बीत च के हूं, 
इस समय हम सातवें मन्वन्तर में रह रहे हैं, और 
सात और मन्वंतर अभी आने हैं ),--जः मानवजाति 
>अधिप:, अधिपति:, ईदश्वरः,  पतिः, राज: राजा, 
प्रभ, लोकः मानवों की सृष्टि--अर्थात्‌ भूलोक, 
--जात: मनष्य ,--ज्येष्ठः तलवार,--प्रणीत (वि०) 
मन्‌ द्वारा शिक्षित या व्याख्यात,--भूः मनुष्य, मानव 
जाति,--राज (पं०) कुबर का विशेषण,--श्रेष्ठ 
विष्ण का विशेषण,--संहिता धर्म संहिता -जो प्रथम 
मन द्वारा रचित मानी जाती है, मन्‌ द्वारा प्रणीत 
विधिविधान । 


मनुध्यः [मनोरपत्यं यक्‌ सुक च] . आदमी, मानव, म्त्य॑ 
2. नर । सम०--इन्द्रः.---ईश्वरः राजा, प्रभु-रघ्‌ ० 
२।२, --जातिः मानव जाति, इंसान, - देवः . राजा 
--रघध० २।५२ 2. मनष्यों में देव, ब्राह्मण,--धम: 
. मनष्य का कतेव्य 2. मानव चरित्र, इंसान की 
विशेषता,--धर्मन्‌ (पुं०) कुबर का विशेषण,--भार- 
णस मानवहत्या,--यज्ञः आतिथ्य, अतिथियों का 
सत्कार, गहस्थ के पाँच दनिक कृत्यों में एक 
दे० नयज्ञ,- लोक: मरणशील (मर्त्यों) मनुष्यों का 
संसार, भूलोक, विज्ञाणविज्ञा (स्त्री ०),--विशम्‌ 
इंशान, मानवजाति,--शोणितम्‌ मानवरक्‍त-- (पपौ ) 
कुतृहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ --रघु ० ३।५४,--सभा 
. मनध्यों की सभा 2. भीड़, जमाव । 


( ७७४ ) 


मनोमय (वि०) [मनस -- मयट | मानसिक, आत्मिक । 


सम ० - कोशः,-- घः आत्मा को आवृत करने वाले 


पाँच कोषों म॑ से दूसरा कोष । 

मन्तुः [मन्‌-+-तुन] . दोष, अपराध--मुधव मन्‍्तुं परि- 
कल्प्य -भाभि० २॥१३ 2. मनुष्य, मानवजाति, तु 
(स्त्री०) समझ । 

मन्‍त (पुं०) [मन्‌+तृच] ऋषि, मुनि, बुद्धिमान्‌ 
मनष्य, परा मशदाता, सलाहकार । 


मन्त्र (चरा०आम्मंत्रयते, कमी कभी 'मन्त्रयति भी, मन्दवत्रित) 
. सलाह लेना, विचार करना, सोच घिचार करना 
मन्त्रणा करना, परामश लेना--न हि स्त्रीभिः सह 
मन्त्रयितु यू ज्यते - पंच० ५, मन॒० ७॥१४६ 2. उपदेश 
देना, सलाह देना, परामशे देना अतीतलाभस्य च 
रक्षणार्थ  यन्मन्त््यंते इसो परमो हि मन्त्र:--पंच ० 
२।१८२ 3. वेदपाठ को अभिमंत्रित करना, जादू से 
मग्घ करना 4. कहना, बोलना, बात करना, गुन- 
गताना--किमपि हृदये कृत्वा मत्रन्यंथें---श ० १, किमे- 
काकिनी मन्त्रयर्सि--श ० ६, हला संगीतशालापरिस- 
रेप्वलोकिता द्वितीया त्वं कि मन्त्रयन्त्यासी: मा० २, 
अन--,. अभिमंत्रित करना, जादू करना --धविसुष्टरच 
वामदेवानमन्त्रितो एवः--उत्तर ० २ 2. आशीर्वाद 
देकर धिदा करना -रथमारोप्य क्ृष्णेन यत्र कर्णोश्न- 
मन्त्रित:-महा ०, अभि --.,. वेदमंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 
करना,---पशरसौ योउसिमन्तज्य क्राौ हतः--अमर० 
याज़्ञ ० २।१०२, ३।३२६ 2. मग्ध करना, मोहना 
आ--., बिदा करना, विसजंन करना, - आमन्त्रथस्व 
सहचरम्‌ - श० ३, कु० ६।९४ 2. बालना, बलाना 
कहना, संबोधित करना, वर्तालाप करना तमामन्त्र- 
यांबमृव --का० ८१, वेणी० १ 3. कहना, बोलना 
-- परिजनोष्प्येवमामन्त्रयंते-- का० १९५, _भद्टि 
९।९८ 4. ब॒लाना, निमंत्रित करना, उप- ,उपदेश 
देना, उकसाना, फ्सलाना, नि --,न्‍्योता देना, ब॒लाना 
बुला भेजना -दिग्म्योनिमन्त्रिताइचनमभिजग्मुमंहर्षय 
“रघ० ९५॥५९, ११।३२, याज्ञ० १९१॥।२२५, 
--,जादू से अभिमंत्रित करना सम्‌ --, सलाह करना 
परामर्श या सलाह लेना,--मम हृदयेन सह संमन्त्रोक्त- 
वानसि--मद्रा० १। 
मन्त्र: | मन्त्र|-अच्‌ |] . ( किसी भी देवता को संबोधित) 
वंदिक सकक्‍त. या प्रा्थनापरक वेद मंव, (वेद का पाठ 
- तीन प्रकार का ह यदि छन्दोबद्ध और उच्चस्वर से 
बोला जाने वाला ह तो ऋक हूँ, यदि गद्यमय और 
मन्दस्वर से बोला जाने वाला हँ तो बजस हूं, और 
यदि छन्‍्दोबद्धता के साथ गंेयता ह तो सामन ह) 
2. वेद का संहिता पाठ (ब्राह्मण भाग को छोड़कर ) 
3.मोहन, वशीकरण तथा आवाहन के मंत्र. न हि 


जीवन्ति जना मनाग्रमन्त्रा:-भामि० १॥११ १, अचिन्त्यो 
हि मणिमंत्रोषधीनां प्रभाव:--रत्न० २, रघ० २। 
२२, ५५५७ 4. (प्रार्थना परक) यजुस्‌ जो किसी 
देवता को उददिष्ट करके बोला गया हो--ओं नम 
शिवाय आदि 5. गप्तवार्ता, मंत्रणा, परामश, उप- 
देश, संकल्प, योजना--तस्य संवृतमन्त्रस्य --रघु० 
१॥२०, १७॥२०, पंच० २॥।१८२, मन्‌० ७।१८ 
6. गुप्त योजना या मंत्रणा, रहस्य । सम ०-आराधनम्‌ 
मोहन परक या आवाहन के मंत्रों से सिद्धि की चेष्टा 
मन्त्राराधनतप्परेण मनसा नीताः इमशाने निशा: 
>-भेतृ० ३।४, -उदकम, --जलम, - तोयम - वारि 
(नपुं०) मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल, मंत्र पढ़कर 
पवित्र किया हुआ पानी, - उपष्टम्भः परामर्श द्वारा 
समथन करा,--करणम व. वेदपाठ 2. सस्वर वेदपाठ 
करना,--कारः वंदिक सृकतों का कर्ता,-काल: मंत्रणा 
या परामश्श का समय,--कुशल (वि०) परामझ ं देन 
में चतुर,--कृत्‌ (पुं०) वेदिक सकक्‍तों का प्रणेता या 
रचयिता --रघु० ५१४, १६१, १५।३१ 2. वेद पाठी 
>. सलाहकार, परामशेंदाता 4. राजदूत, - गण्डक 
ज्ञान, विशान,- गुष्ति: (स्त्री०) गृप्त सलाह,--गढ़ 
गुप्तचर, गुप्तदुत या अभिकर्ता,--जिह्नू: अग्नि--शि ० 
२।१०७, -- ज्ञ: . सलाटकार, परामशंदाता 2. विद्वान 
ब्राह्मण 3. गुप्तचर,- दः,-- दात (पु०) आध्या- 
त्मिक गुरुया आचायें, --दक्षिन (पुं०) . वंदिक 
सकक्‍तों का द्र॒ष्टा 2. वेदों मे निष्णात ब्राह्मण 
“+दीधितिः अग्नि,-दृश. (पुं०) . वेदिक सकतों 
का द्रष्टा, ऋषि 2. परामशंदाता, सलाहकार, --देवता 
मन्त्र द्वारा आहत देवता,--घरः सलाहकार,--निर्णय 
मंत्रणा के परचात्‌ अन्तिम निर्णय, --पुत (वि० ) मंत्रों 
द्वारा पवित्र किया हुआ,--प्रयोग: मंत्रों का प्रयोग 
> बी (वो) जम मंत्र का प्रथमाक्ष र,--भेदः गुप्त 
परामर्श का प्रकट कर देना, भेद खोल देना, - मति 
शिव का विशेषण,--मलम जादू,---,यन्त्रम ६५४ 
संकेत से यक्‍त एक रहस्यमलक रेखाचित्र, त 
>सथोगः ॥. मंत्रों का प्रयोग 2. जादू, 
(अव्य०) बिना मंत्र बोले,--विद्‌ दे” ऊ० मंत्रन्ञ, 
विद्या मंत्रविज्ञान, जादू,--संस्कारः वेदपाठ से 


युक्त कोई संस्कार या अनुष्ठान,--संहिता वेद के 
समस्तसकतों का संग्रह,--साधकः जादृगर, बाजीगर 
--साधनम ।. जादू द्वारा वश में करना, या काये 
सिद्धि 2. मोहनमंत्र, आवाहनमंत्र,--साध्य (वि०) 
जादू के मंत्रों से वशीकरण या कायंसिद्धि के योग्य 
2. मंत्रणा द्वारा प्राप्प---सिद्धिः (स्त्री०) . किसी 
मंत्र की क्रियाशीलत।, या सम्पन्नता 2. मंत्रज्ञान से 
प्राप्त होने वाली शक्ति,--स्पृज्ञ (वि०) मन्त्रों द्वारा 


( ७७५ ) 


किसी सिद्धि को प्राप्त करने वाला,--हीन (वि०) 
वेदमंत्रों से रहित अथवा विरुद्ध । 

मन्त्रणम,--णा [ मन्त्र-- ल्यट्‌ | विचार, परामर्श । 

मन्त्रवत्‌ (वि०) [ मन्त्र +-मत॒प्‌ | मंत्रों से यक्त---रघु० 
२३।२९। 

मन्त्रि:--मन्त्रिनू, दे० । 

मन्त्रित (भू० क० क्ृ०) [ मन्त्र +क्‍्त | . जिसका परा- 
मर लिया जा चुका हैं 2. जिस पर सलाह ली गई 
परामर्श लिया गया हैं 3. कहा हुआ, बोला हआ 
4. मंत्र पड़ा हुआ, अभिमंत्रित 5. निश्चित, निर्धारित । 

सन्त्रिन्‌ (पुं०) [ मन्त्र णिनि | मन्त्री, सलाहकार, राजा 
का मन्त्री रघ० ८।१७. मन० ८।१। सम०--धर 
(वि०) मंत्रालय के भार को संभालने में समर्थ,-पति 
-प्रधानः, - प्रमुख: -- मुख्यः, --वरः,---श्रेष्ठ: प्रधान 
मन्त्री, मख्यमंत्री,--प्रकाण्ड श्रेष्ठ या प्रमख मन्त्री 
--आत्रिय: वेदों में निष्णात मन्त्री । 


मन्य, सथ (म्वा० क्रुंग्रा० पर० मन्थति, मथति, मथ्नाति 
मथित, कर्म वा० मथ्यते ) 4. बिलोना, मथना (प्राय 
द्विकमंक)-सुधां सागर ममन्थु:-या देवासुर रमतमम्बनि- 
घधिममन्थे-कि ० ५३० 2, क्षुब्ध करना, हिलाना, घमाना 
ऊपर नीचे करना--तस्मात्‌ समद्रादिव मधथ्यमानात 
--रघ० १६७९ 3. पीस डालना, अत्याचार करना 
सताना, कष्ट देना दुःखी करना--मन्मथो मां मन्थ- 
ज्िजनाम सान्वयं करोति-दश ०, जातां मन्य शिशिर- 
मथितां पद्मनीं वान्यरूपाम्‌ू--मेघ० ८३ 4. चोट 
पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 5: नष्ट करना, मार डालना 
संहार करना, कुचल डालना --मधथ्नामि कौरवशवतं 
समरे न कोपात्‌--वेणी ० १।१५, अमन्थीचक्ष्च परानी- 
कम्‌-भट्टि० १५।४६, १४।३६ 6. फाड़ डालना, 
विस्थापित करना, उद--, 4. प्रहार करना, मारना 
नष्ट करना--मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती 
मनि जमिनिम--पंच० २।३३, घेयेमन्मथ्य---मा० 
१।१८, “नष्ट करके या उखाड़ कर' 2. हिलाना 
' अशान्त करना 3. फाड़ना, काटना या छीलना-रघ ० 
२।३७, निसू,-. बिलोना, हिलांना, घमाना---अम त- 
स्यार्थ निर्मेथिष्यामहे जलम्‌ --महा० 2. रगड़ से आग 
पंदा करना 3. खरोंचना, पीटना 4. पूर्णतः नष्ट करना 
कुचल डालना, प्र--, . बिलोना (समद्र:) प्रमथ्य- 
मानो गिरिमेव भूय:--रघृ० १३॥१४ 2. तंग करना 
अत्यन्त कष्ट देता, दुःखी करना, सताना 3. प्रहार 
करना, खरोंचना, आघात करना 4. फाड डालना 
काट देना 5. उजाड़ दना 6. मार डालना, नष्ट करना 
>>मा० ४॥९, २।९ । 
मन्‍्थः | मन्ध्‌ करण घजञ्म | . बिलोना, इधर उधर हिलाना 
आलोडित करना, क्षुब्ध करना--मन्थादिव क्षभ्यति 


गं।ज्भमम्भ:--उत्तर० ७।१६, रघृ० १०।३ 2. सहार 
करना, नष्ट करना 3. मिश्रित पेय 4. रई का डंडा 
(मंथा भी) 5. सूर्य 6 सूय की किरण 7. आँख 
का मल, ढीढ, मोतियाबिद 8. घषंण से अग्नि सुल- 
गाने का उपकरण । सम० अचल,--अद्विः, - गिरिः, 
--पिबतः--शलः मन्दर पवेत (जो रई के डंड के 
रूप में प्रयकत हुआ)--भामि० १॥५५,--उदक 
--उदधिः क्षीर सागर,--गणः बिलोने के रस्सी, नेता 
-जम्‌ मक्‍्खन,--दण्ड:,--दण्डक: रई का डंडा | 


सन्‍्थन:ः [मन्थ्‌-+ ल्यट | रई का डंडा,---नम बिलोना, क्षब्ध 
करना, विलोडित करना, इधर उधर हिलाना 
2. घषेण द्वारा आग सुलगाना,---नी मथनी, बिलौनी । 
सम०--घटी बिलौोनी, मथनी । 

सन्‍्थर (वि०) [मन्ध्‌--अरच | 4. शिथिल, मन्द, बिलंब- 
कारो, सुस्त, अकमण्य--गर्भ मन्थ रा-- श ० ४ प्रत्यभि- 
जानमंथरो भवेत्‌ तदेव, दरमन्थरचरणविहारम-गीत ० 
११--शि० ६॥४०, ७१८, ५६२, रघु० १९२१ 
2. जड़, मढ़, मख--मंथरकोलिक: 3. नीच, गहरा 
खोखला, मंदस्वर 4. विस्तृत, विशाल, चौड़ा, बड़ा 
5. झुका हुआ, टंढ़ा, वक्र--रः . भंडार, कोष 2. सिर 
के बाल 3. क्रोध, गुस्सा 4. ताजा मक्खन 5. रई का 
डडा 6. रुकावट, बाधा 7. गढ़ 8. फल 9. गप्तचर, 
सूचक 0. वशाख मास . मन्दर पर्वत 2. हरिण 
बारहसिघा,---रा कंकेयी की कुब्जादासी जिसने अपनी 
स्वामिनी को, राम के राज्यभिषेक के अवसर पर, 
अपन दो प्ूवंदत्त वरदान (एक से राम का चौदह 
वर्ष के लिए निवर्सन, दूसरे से भरत का राज्यारोहण ) 
राजा से मांगने के लिए उकसाया,--रम्‌ कुसुम्भ । 
सम० - विवेक (वि०) निर्णय करने में मन्द, विवेक- 
शक्ति से शन्य--मा० १।१८ । 

सन्थरु: [ मन्थ्‌ --- अरु | चंवर डलाने से उत्पन्न हवा । 


मनन्‍्थानः [मन्थ्‌--आनच | . रई का डंडा, मथानी 2. शिव 
का विशेषण । 

सन्‍्थानक: [मनन्‍्थान--कन | एक प्रकार का घास । 

मन्थिन्‌ (वि०) .[मन्थध्‌--णिनि] . बिलोन वाला, मंथन 
करने वाला 2. कष्ट देने वाला, तंग करने वाला 

(पूं०) वीय, शक्र,---नी बिलौनी, मथनी । 

मण्द (म्वा० आ० मन्दते--बहुधावंदिक प्रयोग) . पीकर 
धत्त होना 2. प्रसन्न होना, हषयक्त होना 3. ढीला- 
ढाला होना, शिथिल होना 4. चमकना 5. शनः २ 
चलना, टहलना, घृमना । 
(वि०) [मन्द--अच ] . घीमा, विलंबकारो, अक- 
मण्य, सुस्त, मंद, मंटरगश्ती करते वाला--(न० ) 
भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमख्य:---कु० १॥११, तच्चरितं 
गोविन्दे मनसिजमन्दे सखी प्राह--गीत० ६ 2. निरु- 


( ७७६ ) 


त्साही, तटस्थ-उदासीन 3. जड, मंदब॒द्धि, मूढ, अज्ञानी 
निर्बेल-मस्तिष्क, मन्दो5प्यमन्दतामेति संसगंण विपश्चित 
>-मालूवि० २।८, मन्दः: कवियशः प्रार्थी गमिष्या- 
म्यपहास्यताम---रघ्‌ ० 
महात्मनाम्‌ -कु० ५॥७५ 4. धीमा, गहरा, खोखला 
8८6; ध्वनि आदि) 5. कोमल, घंघला, म॒ृदु यथा “मंद- 

में 6. थोड़ा, अल्प, जरा सा, मन्दोदरी 
दे० अमन्द' भी 7. दुबंल, बलहीन, कमजोर यया 
'मंदारित में 8. दुर्भाग्यप्रस्त, अभागा 9. मर्साया 
हुआ ॥0, दुष्ट, दुश्चरित्र !. शराब की लत 
वाला,--दः . शनिग्रह 2. यम का विशेषण 3. सुष्टि 
का विघटन 4. एक प्रकार का हाथी--शि० ५।४९, 
--दम्‌ (अव्य०) ॥. घीमे से, क्रमशः, धीरे-धीरे 
-यात॑ं यच्च नितम्बयोग रुतया मंद विलासादिव--श० 
२।१ 2. धीरे २, हलके २, शान्ति से-मन्दं मन्द नदति 
पवनह चानकूलो यथा त्वामू--मेघ० ९ 3. धीमे-धीमे 
मंद गतिसेए-मंद स्वर से, हल्केपन से 4. मद्धमस्वर 
में, गहराई के साथ (मन्दी क ढीलढाल करना,-मन्दी- 
कृतो वेग:-श० १, मन्दी भू ढीला होना, कम ताकतवर 
होना) । सम०--अक्ष (वि०) कमज़ोर आँखों वाला 


(--क्षम ) लज्जा का भाव, लज्जाशीलता, शर्मीलापन, 
अग्नि (वि०) दु्बंल पाचन शक्ति वाला, (र्निः) 
अग्निमांय, पाचनशक्ति की मंदता,--अनिलः मृदु पवन 
-“-असु (वि०) दुवल श्वास वाला,--आक्कान्ता एक 
छंद का नाम, दे० परिशिष्ट १,--आत्मन मन्दबद्धि 
वाला, मू्स, अज्ञानी--मन्दात्मानूजिषृक्षया मल्लि० 
--आदर (वि०) . कम आदर प्रदर्शित करने वाला 
अवज्ञा करने वाला, लापरवाह 2. असावधान,-उत्साह 
(धि०) हताश, उत्साहहीन-मन्दोत्साह: क्ृतो5स्मि 
मगयापवा दिना माधघव्येन---श ० २,--उदरो रावण की 
पत्नी का नाम, पाँच सती स्त्रियों में से एक--तु० 
अहल्या,---उष्ण (वि०) कोष्ण, गनगुना (--“णम्‌ ) 
'ष्णता, गृतगुतापन,--ओऔत्सुक्ध (वि०) धीमी 
उत्सुकता वाला, पराहझुमुख, रुचिशन्य--मन्दौत्सुक्यो5 
स्मि नगरगमनं प्रति--श० १,--कर्ण (वि०) कुछ 
बहरा, सूक्‍्ति--बधिरान्मन्दकर्ण: श्रेयानू , अभाव की 
अपेक्षा कुछ होना अच्छा हॉ--कान्तिः चन्द्रमा 
--कारिन्‌ (वि०) धीमे २ काम करने वाला,>-गः 
शनि,--गति,--गामिन (वि०) शनें: २ चलने वाला 
घीमी गति वाला,--चेतस्‌ (वि०) !. मन्दबद्धि, मख 
मढ 2. अन्यमनस्क 3. मर्छाल, अचेत,--छाय (वि०) 
घधला, मद्धम, आभारन्य --मेघ० ८०,--जननोी दनि 
को माता,--धी,--प्रज्ञ,--मति,--मेधस मंद बद्धि 
मूख, मढ़,--भागिन,--भाग्य (वि०) भाग्यहीन, 
दुभ ग्यिग्रस्त, अभागा, दयनीय, बेचा रा,--रहिस (वि०) 


द्विषन्ति मन्दाइ्चरितं 


घधला, -वोयें: दुबे ल, >-वृष्टि: ( स्त्री ० ) हल्की 
बारिश, -स्मित:,--हास:, -- हास्यस हल्की हंसी, मंद 


मस्कान । 
मनन्‍्दट: | मन्द-- अट --- अच शक ० पररूपम | मंगे का वक्ष । 

मन्दनम्‌ [मन्द-+-ल्‍्यट ] प्रशंसा, स्तुति । 

मन्दयन्तो [मन्द-+णिच्‌-+-शत-+डीप ] दुर्गा का विशेषण । 

मन्दर ([वि० ) [मन्द--अर] . धीमा, विलम्बकारी, सुस्त 
2. मोटा, सघन, द॒ढ़ 3. विस्तृत, स्थूल,-र: .एक पहाड़ 
का नाम (इसको समृद्रमंथन के समय देवासुरों ने 
मथानी--रई का डंडा--बनाया था, और तब सुधा 
का मंथन किया था )--पषते मं न्दरोदभूतः क्षीरोमय 
इवाच्यतम--रघ० ४२७, अभिनवजलघ रसुन्दर 
घृतमन्दर ए--गीत ० १ शोभंव मन्दरक्षब्पक्षूभितां- 
भोधिवर्णना--शि ० २।१०७, कि० ५॥८० 2. मोतियों 
(आठ या सोलह लाड़यों का) का हार 3. स्वग 
4. दर्पण 5. इन्द्र के नन्दनकानन में स्थित पाँच वृक्षों 
मे से एक-मन्दार वक्ष, दे० मंदार। सम ०--आवासा 
--वासिनो दुर्गा का विशेषण । 


मन्दसान: [मन्द--सानच्‌] . अग्नि 2. जीवन 3. निद्रा 
(मन्दसान्‌' भी लिखा जाता हू) । 
मन्दाकः [ मन्द-+आक | घारा, नदी । 
मन्दाकिनों [मन्दमकति--अक्‌-णिनि+डीष्‌ | !. गंगा 
नदी-मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठ मकक्‍तावली कण्ठगतेव 
ि -रघ० १३।४८, कु० १।२९ 2:स्वर्गगाए वियद्‌गंगा 
मंदाकिनी वियद्गज्रा)-मन्दाकिन्या: सलिलशिशिर 
सेव्यमाना मरुज्ि:-मेघ० ६७ । 
मन्दायते (ना० धा० आ०) ।. शनेः: शने: चलना, विलंब 
करके चलना, पिछड़ना, मटरगश्त करता, देर लगाना 
मन्दायन्ते न खल सुहृदाम म्यपेताथकृत्या:-मेघ० ४०, 
विक्रम० ३२ १५ 2. दुबंल होना, कृश हीना, धुंघलूा 
होना--रघ ० ४॥।४९ । 


सन्दार: [मन्द+आरक] !. मंगे का पेड़, इंद्र के तन्दन- 
काननस्थित पाँच व॒क्षों में से एक--ह स्तप्राप्यस्तवकन- 
मितो बालमन्दा रव॒क्ष:---मेघ ७५, ६७, विक्रम० ४।२५ 
2, आक का पौधा, मदार वक्ष 3. धघतूरे का पौधा 
4. स्वर्ग 5. हाथी,--रम्‌ मंग के वक्ष का फ्ल--क» 
५।८०, रघ० ६।२३। सम०--मारछा मंदार के फूलों 
की माला--मंदारमाला हरिणा पिनद्धा--श० ७।२, 
--ष्ठो माघसुदी छठ । 

मन्दारक:ः मन्दारव:ः, मन्दारुः [| मन्दा र-- कन्‌, मन्द-आ+छः 
-+ल्‍-अच, मन्द्‌--आरू ] मंगे का वृक्ष दे० 'मंदार । 

मन्दिसन (पं०) [ मन्द-+-इमनिच्‌ | . धीमापन, विलंब- 
कारितां 2. सुस्ती, जड़ता, मखंता । 

मन्दिरम [ मन्यतेषत्र मन्द--किरच्‌ ] . रहने का स्थान, 
आवास, महरू, भवन--कु० ७।५५, भट्टि० ८।९६, 


( ७७७ ) 


रघु० १२॥८३ 2. आवास, रहने का घर-- यथा क्षीरा- 
ब्धिमंदिर: में 3. नगर 4. शिविर 5. देवालूय । सम० 
“पशुः बिल्ली - सणिः शिव का विशेषण । 

मंदिरा [ मंदिर--टाप | घड़साल, अस्तबल । 

मंदुरा | मन्दू-+उरच्‌ --टाप्‌ ] . .अश्वशाला, घुड़सारू 
अस्तबल-प्र भ्रष्टो5्यं प्लवंग: प्रबिशति नृपतेमंदिर मंदु- 
राया: -- रत्न ० २।२, रघु० १६।४१ 2. शय्या, चटाई । 

सनन्‍्द्र (वि०) [ मन्द--रक ] . नीचा, गहरा, गंभीर, 
खोखला, चरमराना--पयोदमंद्रध्वनिना धरित्री -- कि ० 
१६।३, ७॥२२, मेघ० ९९, रघु० ६।५६,-्रः 
. मन्दध्वनि 2. एक प्रकार का ढोल 3. एक प्रकार 
का हाथी । 

मनन्‍्समथः [ मन्‌--क्विपू, मध--अच्‌, ष० त० ] . काम- 
देव, प्रेम का देवता--मन्यथो मां मन्थन्निज नाम 
सान्‍वयं करोति --दश० २१, मेघ० ७३ 2. प्रेम, प्रण- 
योन्माद --प्रबोध्यते स॒ुप्त इवाद्य मन्मथ:ः - ऋतु० 
१।८ इसी प्रकार 'परोक्षमन्मथ: जनः--श० २।१८ 
3. कथ | सम० - आनंदः एक प्रकार का आम का 
पेड़---आलयः व. आम का पंड 2. स्त्री की भग, 
>-कर (वि०) प्रेमोत्तजक,--युद्धम प्रेमकेलि, संभोग, 
मथन--लेखः प्रेम-पत्र--श० ३॥२६। 

मनन्‍्मनः (पु०) |. गुप्त कानाफूंसी (दंपत्योजेल्पितम मंदम्‌) 
करोति सहकारस्य लकोत्कलिकोत्तरं, मन्मनो 
मन्मनोउत्यष मत्तकोकिलनिस्वन: - काव्या०  ३।११ 
2. कामदेव । 

सन्‍यः | मन्‌+यच्‌ | . क्रोध, रोष, नाराजगी, कोप, 
गुस्सा--रधु ० २३२, ४९, ११।४६ 2. व्यथा, शोक, 
कष्ट, दुःख --उत्तर० ४॥३, कि० १३५, भट्टि ० ३।४९ 
3. विपद्ग्रस्त या दयनीय स्थिति, कमीनापन 4. यज्ञ 
5. अग्नि का विशेषण 6. शिव का विद्येषण । 

मभ्न (म्वा० पर० मश्नति ) जाना, हिलना-जुलना । 

मम [ अस्मद्‌ शब्द-सर्वेनांम उत्तमपुरूष-संब० ए० व० |] 
मेरा । सम० -- कारः,--कृत्यम्‌ मेरापन, ममता, 
स्वार्थ । 

ममता [| मम-+तलरू--टाप ] . अपने मन की भावना, 
स्वार्थ, स्वहित 2. घमंड, अभिमान, आत्मनिर्भरता 
3. व्यक्तित्व । 

समत्वम [ मम--त्व | !. मेरापन, अपनापन, स्वामित्व की 
भावना 2. स्नेहयुक्त आदर, अनुराग, मानना--कु० 
१।१२ 3. अहंकार, घमंड । 

समापतालः [ मव्य आल, यलोपः, मकारादेश:, 
तुडागमः | ज्ञानेन्द्रिय का विषय 

मम्ब (भ्वा० पर०) जाना, हिलना-जुलना । 

मस्मटः काव्यप्रकाश' का प्रणेता । 

सय्‌ (भ्वा० आ० मयते) जाना, हिलना-जुलना । 


९८ 


जाप 


सय (वि०) (स्त्री०-यी) पूर्ण 'से युक्त संरचित 'से 
बना हुआ अर्थ को प्रकट करने वाला तद्धित का 
प्रत्यय, उदा० कनकमय, काष्ठमय, तेजोमय और जल- 
मय आदि,-- यः . एक दानव, दानवों का शिल्पी 
(कहते हैँ कि इसने पांडवों के छिए एक भव्य भवन 
का निर्माण किया था 2. घोड़ा 3. ऊंट 4. खच्चर । 

मयट: [ मय --अटन्‌ ] घासफूंस की झोपड़ी, पर्णशाला । 


समय (यू) ष्टकः [ --मयष्टक, पृषो० साधु | 

मयः [ मय-+-कु | [. किन्नर, स्वर्गीय संगीतज्ञ 2. हरिण, 
बारहसिंगा । सम० -राजः कुबेर का विशेषण । 

मयलः [ मा--ऊख मयादेश: ] . प्रकाश की किरण, 
रश्मि, अंश, कांति, दीप्ति--विस॒ुजति हिमगर्भेरग्नि- 
मिन्दुर्मये:-- श० २।२, रघु० २४६, शि० ४।५६, 
कि० ५।५, ८ 2. सौन्दय्य 3. ज्वाला 4. घूपघड़ी 
की कील । क्‍ 

मयरः [ मी+ऊरन्‌ ] !. मोर-स्मरति गिरिमयूर एष 
देव्या:---उत्तर० ३॥।२०, फणी मयूरस्य तले निषीदर्ति 
--ऋतु० १।१३ 2. एक प्रकार का फूल 3. (सूय 
शतक' का प्रणता) एक कवि-- यस्याइचोरश्चिकुर- 
निकरः कर्णपूरों मयूर:- प्रसन्न० १।२२,--री मोरती 
--सूक्ति --वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न ॒पुनदिवसां- 
तरिता मयूरी - विद्ध० १, या-- वर मद्य कपोतो न श्वो 
मयूरः हाथ में आया एक पक्षी, झ्ाड़ी में बंठे दो 
पक्षियों से अच्छा हें अर्थात्‌ नौ नकद न तेरह उधार । 
सम ० - अरिः छिपकली ,--कैतुः कारतिकेय का विशेषण, 
--प्रीवकम तृतिया,--चटकः गृह कुक्कट-- चूडा मोर 
की शिखा, - तुत्थम्‌ तृतिया--पत्रिन्‌ (वि०) पंख- 
यक्‍त, मोर के पंखों से युक्त (बाण आदि )--रघु० 
३।५६, --रथः कारतिकेय का विशेषण,-व्यंसक: चालाक 
मोर, शिखा मोर की शिखा । 

मयरकः [मयर--कन्‌ ] मोर,--कः,--कम्‌ तूतिया, नीला- 
थोथा । 

मरकः [म-वन्‌] महामारी, पशुओं का एक संक्रामक रोग, 
प्लेग प्रसारक रोग, संक्रामक रोग । 

मरकतस्‌ मरक॑ तरत्यनेन--तृ+-ड | पन्‍ना-- वापी चामन्‌ 
मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा-मेघ०ण ७६, शि० 
४५६, ऋतु ० ३।२१, (कभी-कभी 'मरक्‍त' भी लिखा 
जाता ह)। सम०--मसणिः (पुं०, स्त्री०) पन्ना, 
-+शिला पन्ने की सिल्‍ली । 

मरणम्‌ [म्‌ृ-|-भावे ल्यूट] !. मरना, मृत्यु-- मरणं प्रकृतः 
दरीरिणाम्‌ू--रघ्‌० ८।८७ या-संभावितस्य चाकीति- 
मरणादतिरिच्यते---भग ० २॥३४ 2. एक प्रकार का 
विष। सम० - अंत, -- अंतक (वि०) मृत्यु के साथ 
समाप्त होने वाला,--अभिमुख,--उन्‍्मुख (वि०) 
मृत्यु के निकट, मरणासनन्‍्त, ख्रियमाण,- धर्म न्‌ 


( ७७८ ]) 


(वि०) मत्यं, मरणशील,--निइचय (वि०) मरने 
के लिए दृढ़ निश्चय वाला-- पंच० १। 

मरतः [मृ+अतच्‌ | मृत्यु । 

मरन्दः,-- दकः |मरणं द्ति खण्डयति--मर --दो--क, 
पषो ०, मरन्द--कन ] फलों का रस--भामि० १॥५, 
१०।१५, सम०--ओकस्‌ (नपुं०) फूल । 

मरार: [मर मरणमलति निवारमंति--मर-+-अल--अण्‌ 
लस्य रत्वम |] खत्ती, घान्यागार, अनाज का भंडार । 


मराल (वि०) [म्‌ृ+-आलच्‌] . मृदु, चिकना, स्निग्घ 2. 
सौम्य कोमल,--लः (स्त्री०--ली ) . हंस, बलाक 
राजहंस--मरालकुछनायक: कथय रे कथ्थ वतंताम्‌ 
--भामि० १।३, विधेहि मरालविकारम-गीत० ११, 
नं० ६।७२ 2. एक प्रकार का जलचर पक्षी, कारण्डव 
3. घोड़ा 4. बादल 5. अंजन 6. अनारों का बाग 7 
बदमारा, ठग । 
मरि (री) चः [प्रियते नश्यति इलेष्मादिकमनेनं--म्‌ 
-+इच, इचवा] काली मभि्े की झाड़ी,--चम्‌ काली 
मिच । 
सरीचिः (प० स्त्री०) [म+-इचि] 4. प्रकाश की किरण 
--ने चन्द्रमरीचय:--विक्रम ३।१०, सवितुमरीचिभि 
“ऋतु ० १।१६, रघु० ९।१३, १३।४ <. प्रकाश का 
कण 3. मगतष्णा,--चिः प्रजापति, प्रथम मन्‌ से उत्पन्न 
दस मल परुषों में से एक, या--ब्रह्मा के दस मानस 
पुत्रों मं एक, यह कश्यप का पिता था 2. एक 
स्मतिकार 3. कृष्ण का नामान्तर 4. कजूस। सम० 
--तोयम्‌ मृगतृष्णा,--मालिन्‌ किरणों से घिरी हुई 
उज्ज्वल, चमकदार (१०) सूय । 
मरोचिका [मरीचि-+कन्‌--टाप | मगतष्णा । 
मरीचित (पृं०) [मरीचि--इनि] सूय । 
मरीचिमत्‌ (पृ०) [मरीचि-+-मतुप | सूय । 
मरोमज ([ [मज्‌ (यडनन्‍्तत्वात्‌द्वित्वम्‌) -अच्‌ | 
बार २ मलने वाला । 
मरुः [प्रियतेडस्मिन्‌ -म्‌ृ+-उ] (. रेगिस्तान, रेतीली भूमि, 
वीराना, जल से हीन प्रदेश 2. पहाड़ या चट्टान 
(पूं०) ब० व०), एक देश और उसके अधिवासियों 
का नाम | सम०--उज्धवा 4. कपास का पौधा 2. 
ककडी,--कच्छः एक जिले का नाम,--जः एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य, --देशः 4. एक जिले का नाम 2. जल- 
शन्य प्रदेश,--द्विपः,--प्रियः ऊंट,--धन्वः,--घन्वन 
(पृं०) वीराना, उजाड़,--पथः,--पृष्ठम रेतीली मरु- 
भूमि वीराना-रघु० ४।३१,--भूः (ब० व०) 
मारवाड़ देश,--भरमिः (स्त्री०) मरुस्थल, रेतीला 
मरुप्रदेश,--संभवः एक प्रकार की मली,--स्थलम, 
-+स्थलो वीराना, उजाड़, बंजर--तत्प्राप्नोति मरु- 
स्थलेषपि नितरां मेरो ततो नाधिकम्‌ू--भत्‌ ० २।४९ । 


मरुकः [मरु--कः ] मोर । 

मरुत्‌ (पुं.) [मृ+उति] . हवा, वायु, पवन--दिश 
प्रसेदुमक्तो ववः सुखा:--रघ्‌० ३।१४ 2. वाय्‌ का 
देवता-कि० २।२५ 3. देवता, देवी--वमानिकानां 
मरुतामपदश्यदाकृष्टलीलान्नर लोक पालान्‌ू--रघु ६।१, 
१२।१०१ 4. एक प्रकार का पौधा, मरुवक (नपुं.) 
ग्रंथिपरणं नाम का पोधा। सम०--आदोल: (हरिण 
या भैंसे की खाल से बना) एक प्रकार का पंखा 
--करः एक प्रकार की सेम, लोबिया,--कमन (पुं.) 
--क्रिया उदर,--वाय, अफारा,--कोणः पश्चिमोत्तर 
दिशा, - गणः देवसम ह,-- तने यः,--पुत्रः---सुत:, 
--सनः . हनमात्‌ के विशेषण 2. भीम के विशषण, 
- ध्वजम हवा में लहराने वाला झण्डा (सूत का 
बना कपड़ा),-पट:ः वादबान,-- पतिः,--पालः इन्द्र का 
विशेषण,-- पथः आकाश, अन्तरिक्ष,--प्लवः सिंह, 
-->फलम ओला,- बद्धः . विष्ण का विशेषण 2. एक 
प्रकार का यज्ञ-पात्र--रथः वह गाड़ी जिसमें देव प्रति- 
माएँ रख कर इधर उघर ले जाई जाती हेँ,---लोक 
वह लोक जिसमें “मरुत” देवता रहते हँ,--बत्मंन 
(नपूं.) आकाश, अन्तरिक्ष,-- वाहः . घ्‌आँ 2. अग्नि 
--सखः . अग्ति का विशेषण 2. इन्द्र का विशेषण । 

मरुतः [म+उत] 4. वाय 2. देवता । 

मरुत्त: [मर्त-- तप्‌ | सूयवंश का एक राजा, कहते हूँ उसने 


एक यज्ञ किया जिसमें देवताओं ने प्रतीक्षक सेवक का 
काय क्िया--तु ० तदष्पेष श्लोको5भिगीतो मरुत 
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन गहे, आविक्षितस्थ काम- 
प्रविश्वेदेवा: सभासद इति । 

सरुत्तकः [मरुदिव तकति हसति--मरुत--तक--अच | 
मरुबक पौधा । 

मरुत्दत (पं.) [मरुत+मतृपू, मस्य वः] . बादल 2. 
इन्द्र का नामान्तर 3. हनमान का नामान्तर । 

सरलः | म-उल | एक प्रकार की वत्तख, कारंडव । 

मरूबः [मरु+-वा+क, नि० दीघें:] 4. एक पौधे का नाम 
मरुआ 2. राहु का विशेषण । 

मरूव (ब) कः [मरूव--कन्‌, दवयो रभेद: | . एक प्रकार 
का पौधा, मरूआ 2. चने का एक भेद 3. व्यात्र 4 
राहु 5. सारस । 

मरूकः |म--ऊक | . मोर 2. बारहसिंगा हरिण । 

मकंटः | मक--अटन | !. लंगर, बन्दर-हारं वक्षसि 

केनापि दत्तमज्ञेन मकंट:, लेढि जिप्रति संक्षिप्प करो 
व्यन्नतनमासनम्तजमामिठ १।९९ 2. मकड़ी 3. एक 
प्रकार का सारस 4. एक प्रकार का रतिबंध, संभोग, 
मंथन 5. एक प्रकार का विष। सम०--आओआस्य 
(वि०) बन्दर जेसे मुंह वाला (स्थम्‌) तांबा,- इन्दु 
आबनूस,--तिदुकः एक प्रकार का आबनूस,--पोत 


( ७७९ ) 


बन्दर का बच्चा, -वासः मकड़ी का जाला,-- शाीर्षम्‌ 
सिदूर । 

सर्कटकः [मकंट--कन्‌] ?. लंगर 2. मकड़ी 3. एक 
प्रकार को मछली 4, एक प्रकार का अनाज, धान्य 
विशेष । 

मकरा [मक -+अर-+टाप] । पात्र, बतंन 2. अन्तःकक्षीय 
छिद्र, सुरंग, विवर, खोह, गुफा 3. बांझ स्त्री । 

सत्त्‌ (चुरा० उभ०--मचंयति--ते) 4. लेना 2. साफ 
करना 3. शब्द करना | 

सर्जू: [मृज्‌+ऊ] ' घोबी 2. इल्लती, लौंडा, (स्त्री०) साफ 
करना, धोना, पवित्र करना । 

सतेः | मृ+तन्‌] 4. मनुष्य, मानव, मत्यं 2. भूलोक, 
मत्यलोक । 

सत्य (वि०) [मतं--यत्‌| मरणशील, - त्यं: 4. मरणधर्मा, 
मानव, मनुष्य--मनु० ५१९७ 2. मत्येंलोक, भूलोक 
“>त्येमू शरीर । सम०--धर्म: मरणशीलता,--धर्मन्‌ 
(वि०) मरणशील आदमी,--निवासिन्‌ (पुं.) मनुष्य, 
मानव,--भाव: मानव-स्वभाव,--भुवनम्‌ मरत्यंछोक, 
भूलोक,--सहित,ः देवता, - मुखः किन्नर, इसका मुख 
मनुष्य के मुख जंसा तथा और शेष शरीर जानवर के 
शररर जसा होता है, यह कुबेर का सेवक समझा 
जाता ह ),--छोकः मनुष्यलोक, भूलोक---क्षीणे पुण्य 
मत्यलोक विशन्ति--भग ० ९॥२१ । 


मद (वि०) [ मद-घजञ् | कुचलने वाला, चूर चर कर 
देने वाला, पीसने वाला, नष्ट करने वाला (समास के 
अन्त में प्रयोग ), -- दं: . पीसना, चूरा करना 2. प्रबल 
प्रहार । 

मर्देन (वि०) (स्त्री०--नी) [ मृद्‌-+ल्‍्युट्‌ ] कुचलने 
वालां, पीसने वाला, नष्ट करने वाला, सताने वाला 
“उस 4. कुचछना, पीसना 2. रगड़ना, मालिश 
करना 3. लेप कस्ना (उबटन आदि से) 4. दबाना, 
माडना 5. पीड़ा देना, सताना, कष्ट देना 6. नष्ट 
करना, उजौडना । 

सर्देलः [ मर्द-- ला--क | एक प्रकार का ढोल-शि० 
२।३१, ऋतु० २।१। 

सब (म्वा० पर० मर्बति) जाना, हिलना-ज्‌ लगा । 

समन्‌ (नपुं०) [ मु+मनिन्‌ ] शरीर का सजीव प्राण- 

मूलक भाग, जीवाधारक--तथव तीब्रो हृदि शोक- 

शंकुमर्माणि क्ृन्तन्‍नपि कि न सोढ:--उत्तर० २।३५, 

याज्ष ० ११५३ भट्टि० १६।१५, स्वह्ृदयमर्मणि वर्म 

करोति--गीत० ४ 2. कोई भी दुर्बल या आलोच्य 

बिन्दु, दोष, त्रुटि 3. अन्तल्तल, सजीव 4. (किसी 

भी अंग का) सन्धिस्थान 5. गूढार्थ, (किसी बात 

का) तत्त्व--काब्यमर्म प्रकाशिका टीका; नत्वा 

गंगाघर ममंप्रकाशं तनुते गरुम--नागेश० 6. रहस्य 


भेद | सम०--अतिग (वि०) मर्मवेधी--शि० २०। 
७० -- अन्वेषणम्‌ 4. शलाकापरीक्षण करना 2. 
दु्बल ओर आलीच्य बातों की जांच पडताल करना, 
“आवरणम्‌ कवच, जिरहबख्तर, - आविध,--- उप- 
धातिन्‌ (वि०) (हृदय के) मर्म स्थलों को बेघधने 
वाला  महावी० ३।१०,--कौल:ः पति,--ग (वि०) 
ममभेदी, तीत्र, घोर.--ध्न (वि०) मूल पर आघात 
करन वाला, अत्यन्त पीडाकर,--चरम्‌ हृदय,--छिद, 
“:भिव्‌ (इसी प्रकार छेदिनू, भेदिन) (वि०) मर्म- 
स्थानों का भेदने वाला, हृदय पर चोट करने वाला, 
अत्यन्त कष्टदायक --उत्तर० ३॥३१ 2. प्राणघातक 

चोट करने वाला, प्राणहर,--ज्ञ (वि०), --विद्‌ 
(वि०) . दूसरे के दोष या दुबंशताओं को जानने 
वाला 2. किसी विषय की अत्यन्त गृढ़ बातों को 
समझने वाला 3. किसी विषय गहरी अन्‍्तदृष्टि रखने 
वाला, अत्यन्त निपुण या चतुर, (--ज्ञः) कोई भी 
प्रकांड विद्वान्‌,--त्रम्‌ जिरहबख्तर,---पारण (वि०) 
गहन अन्तदृष्टि रखने वाला, पूरा जानकार, दूसरे के 
रहस्यों को जानने वाला,--भेदः 4. मर्मस्थानों को 
छेदना 2. दूसरों के रहस्य या दुबंछताओं को प्रकट 
करना, __ भेदनः,--भेदिन्‌ (पुं०) बाण, तीर,--बिद 
० 'मर्मज्ञ,- स्थरूमू,-- स्थानम्‌ 4. भावप्रवण या 
सजीव भाग 2. कमजोरियाँ, आलोच्य बातें, -- स्पश 
. म्मस्पर्शी, हृदयस्पर्शी 2. अतितीन्न, तीक्षण, तेज या 
कटु (शब्द आदि) । 

समर (वि०) [ मृ+अरन्‌, मुट्‌ च ] (पत्तों की) खड़- 
खड़ाहट, (वस्त्रों की) सरसराहट -- तीरेष _तालीवन- 
मम रेषु--रघु० ६६५७, ४।७३, १९।४१, मदोद्धता: 
प्रत्यनिल विचेरुव॑नस्थलीम॑म॑ंरपत्रमोक्षा:--कु० ३३१, 
“₹ः 4. खरखराहट को ध्वनि 2. सरसराहट । 

ममरी [मर्मर--डीष्‌ | . देवदारु का एक भेद 2. हल्दी । 

ममरीकः [म्‌- ईकन्‌, मुट्‌ | . निर्धन पुरुष, गरीब 2. दुष्ट 
मनुष्य । 

सर्या | मृ+यत्‌--टाप्‌ ] सीमा, हद । 

मर्यादा [ मर्यायां सीमाया दीयते मर्या--दा--अरू-- टाप ] 
. सीमा, हद (आलं से भी) छोर, सीमान्त, सरहद, 
किनारा - मर्यादाव्यतिक्रम:-- पंच १ 2. अन्त, अब- 
सान, अन्तिम मंजिल, उद्देश्य 3. तट, किनारा 4. 
चिह्न, सौमाचिह्न 5 नीति का बंधन, निश्चित प्रथा 
या व्यवस्थित नियम, नैतिक विधि 6. शिष्टाचार या 
ओचित्य का नियम, औचित्य की सीमा, सदाचरण का 
ओचित्य--आस्तातापवादभिन्नमर्याद--उत्तर० ५, 
पंच० १।१४२ 7. संविदा, अनुबंध, करार। सम० 
“एअचलः,--गिरि:,--- पवंतः सरहद पर स्थित पहाड़, 
“ भैदकः सीमाचिह्नों को नष्ट करने वाला | 


( ७८० | 


मर्यादिन (पृ०) [ मर्यादा--इनि ] पड़ोसी, सीमान्त 
वासी । 

मय (म्वा० पर० मवंति) . जाना, हिलना-जुलना 2. 
भरना । 

नद्यः [ मृुश--धघवठा_ ] . विचारणा 2. परामझं, संमन्‍्त्रणा 
3. नस्या छींकलाने वाला । 

महनम [मृथ्‌--ल्‍ल्यूट] १. रगड़ना 2. परीक्षण, , पूछताछ 
3. विचारणा, संयन्त्रणा 4. उपदेश देना, सलाह देना 
5. मिटाना, मल देना । 

स्ष:, मर्षणम [ मृप्‌ृ+घजा, ल्यूट्‌ वा] सहनशीलता, सहि- 
ष्णुता, धेये । 

मधित (म्‌ू० क० कृ०) [मृष्‌--क्त] . सहन किया हुआ, 
सबर के साथ सहा हुआ 2. क्षमा किया गया, माफ 
किया गया, - मे सहनशीलता / धघये । | 

मधिन्‌ (वि० ) [मृष्‌+णिनि] सहन करने वाला, घेयेशील । 

मल (म्वा० आ०, चुरा० पर० --मलते, मलयति) थामना, 
अधिकार में रखना । 

मलः,-लम्‌ [मृज्यते शोघ्यते मुजू-कल टदिलोप:-तारा०] 
. मैल, गंदगी, अपवित्रता, घूल, अशुद्ध सामग्री. मल- 
दायका: खला:--का ० २, छाया न मूछेति मलोपहत- 
प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा--श० ७।३२ 
2. तलछट, कूड़ाकरकट, गाद, पुरीष, गोबर 3. 
(धातुओं का मेल, जंग, खोट 4. नेतिक दोष या 
अपवित्रता; पाप 5. शरीर का कोई भी अपवित्र स्राव 
(मन्‌ के अनुसार इस प्रकार के बारह स्राव हँ--वसा 
शुक्रमस॒ड मज्जा मूत्रविड्‌ प्लराणकर्णविट्‌, इ्लेष्माश्र- 
दूषिका स्वेदों द्वादशते नृुणां मला: - -मनु० ५॥१३५) 
6. कपूर 7. “'मसीक्षेपी' जलचरविशेष का प्रमाजेन 
के काम आने वाला भीतरी कवच 8. कमाया हुआ 
चमड़ा. चमड़े का वस्त्र, - लम एक प्रकार की खोटी 
धातु। सम० --अपकर्षणम्‌ 4. मेल दूर करना पवित्र 
करना 2. पाप दूर करना, --अरिः एक प्रकार की 
सज्जी,--अवरोध: कोष्ठबद्धता, कब्ज - आकर्षिन्‌ 
(पृ०) झाड़ू देने वाला, भंगी,--आवह्‌ (वि०) . मैल 
पैदा करने वाला, मेला करने वाला, मलिन करने 
वाला 2. दूषित करने वाला, अपवित्र करने वाला, 
--आशय:ः पेट,--उत्सगें: ट्री जाना, पेट से मल 
निकालना, -- घन (वि०) परिमाजक, शोधक - चम्‌ 
पीप, मवाद,--दृष्वित (वि०) मेला, गंदा, मलिन,-द्धव: 
रेचन, अतिसार, - धात्री दाई जो बच्चे की आवश्य- 
कृताओ का घ्यान रखती हैं, -पृष्ठम्‌ किसी पुस्तक 
का पहला पृष्ठ, आवरणपृष्ठ (बाह्य पृष्ठ) ,--भुज 
(पृं०) कौवा,---मल्लक: कोपीन, लंगोट,--भास: अंत- 
रीय या लौंद का महीना (मलमास इसी लिए 
कहलाता हैं कि इस अधिक मास में कोई भी घामिक 


कृत्य नहीं किया जाता हैं), -बासस्‌ (स्त्री०) रज- 
स्वला स्त्री, जो स्त्री कपड़ों से हो, -विसगः:,--विस- 
जेनम, - शुद्धि: (स्त्री०) मलत्याग, कोष्ठशुद्धि,-हारक 
(वि० ) मेल या पाप को दूर करने वाला । 

मलनस्‌ [मल--ल्यूट्‌] कुचलना, पीसना,--नः तंब । 


मलूय:ः [मलते घरति चन्दनादिकम्‌ - मल्‌-|-कयन्‌ ] . भारत 
के दक्षिण में एकापवंतज्यंखला जहाँ चन्दन के वक्ष 
बहुतायत से पाये जाते हैँ (कक्सिमुदाय प्रायः मलय- 
पवंत से चलने वाली पवन का उल्लेख किया करता 
हैं, यह पवन चन्दन तथा अन्य सुगंधित पौधों की 
सुगंध को इधर उधर फंलाने के साथ-साथ कामाते 
व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित करती ह) 
>5स्तनाविव दिशस्तस्यथा: शैलो मलयददुरौ--रघु ० .. 
४५१, ९१२५, १३॥२ 2. मलयश्ूंखला के पूवं में 
स्थित देश, मलावार 3. उद्यान 4. इन्द्र का नन्दन- 
कानन । सम०--अचलः:,---अद्वि:,--गिरिं:,--परढंत: 
मलय पहाड़,---अनिल:,--वात:,--समीर: मलयपहाड़ 
से चलने वाली पवन, दक्षिणीपवन-- ललितलंवभलता- 
परिशीलनकोमरूमलयसमीरे - गीत० १, तु० अपगत- 
दाक्षिण्यदक्षिणानिकहतक पूर्णस्ते मन्ये्‌रया: क्ृत॑ 
कतेव्यं वहेदानीं यथेष्टमू--का०,--उद्जूबम्‌॒ चन्दन 
की लकड़ी, --जः चन्दन का वृक्ष--अयि मलयज महि- 
माय कस्य गिरामस्तु विषयस्ते--भामि० १११, 
(जः--जम्‌ ) चन्दन की लकड़ी (--जम्‌ ) राहु का 
विशेषण, रजस्‌ (नपुं०) चन्दन का चूरा,-द॥बमः 
चन्दन का पेड़,--वासिनो दुर्गा का विशेषण । 

मलाका [ मलेन मनोमालिन्येन अकति कुटिलं गच्छति-मल 
+अक्--अच््॑टाप. शंगारप्रिय या कामुक स्त्री 
2. दूती, अन्तरंग सखी,3. हथिनी । 

मलिन (वि०) [मल--इनन] ॥. मंला, गन्‍्दा, घिनौना 
अपवित्र, अशुद्ध, भ्रष्ट, कलंकित, कलरूपित (आलं० से 
भी) घन्यास्तदज्भरजसा मलिनीभवंति - श० ७।५७, 
किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे--वेणी० ३।४ 
2. काला, अंधकारमय - मलिनमपि हिमांशोलेंद्षम- 
लक्ष्मी तनोति _श० १।२०, अतिमलिने कतंव्य भवति 
खलानामतीव निपुणा घी: -वास०, शि० ९|१८ 
3पापीः दुष्ट, दुर्वरित्र - मलिनाचरितं कर्म सुर- 
भेन॑न्चसांप्रतम्‌ - काव्या० २।१७८ +. नीच, दुष्ट, 
अधम - रूघव: प्रकटी भवंति मलिनाश्रयत:--शि० 
९२३ 5ःमैघाच्छन्नातिरोहित,--नम ]. पाप, दोष, 
अपराध 2. मट्टा, 3. सोहागा,--ना,--नौ रजस्वला 
स्‍त्री । सम०--अंब्‌ (नपु०) काला पानी मसी, 
स्याही,---आस्य (वि०) . काले या मैले मुह वाला 
2. नीच, गंवार 3. बहशी, कर--प्रभ (वि०) तिरोहित, 
दूषित, मेघाच्छन्न,--मृत्च (वि०)--मलिनास्य, दे० 


( ७८१ ) 


(खः) 4. अग्नि 2. भूत, प्रेत 3. एक प्रकार का बंदर, 
गोलांगल । 

सलिनयति (ना० धा० पर०) . मेला करना, मलिन 
करना, केलंकित करना, दृषित करना, घब्बा लगाना, 
बिगाड़ना--यदा . मेघाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति 
तदाचायस्थ दोषो नन--मालवि० १, “बदनामी 
कमाता ह या कलंकित होता है 2. भ्रष्ट करना 
बदचलन करना । 


मलिनिमन्‌ (पुं०) [मलिन-|-इमनिच] . मैलापन, गंदगी 
अपवित्रता 2. कालिमा, कालापन--मलिनिमालिनि 
माधवयोषितां---शि ० ६।४ 3. नेतिक अपवित्रता, 
पाप । 

मलिम्लच: [मली सन्‌ म्लोचित--मलिन | म्लच--क | 
. लटरा, चोर--शि० १६।५२ 2. राक्षस 3. डांस, 
पिस्सू, खटमर 4. लौंद का महीना 5. वाय, हवा 
अग्नि 7. वह ब्राह्मण जो दनिक पंच महायज्ञों को 

नहीं करता है । 
मलोमस (वि०) [मल--ईमसच ] 4. मेला, गन्दा, अपवित्र, 
अस्वच्छ, कलंकित, मलिन---मा ते मलीमसविकारघना 
मतिभतृ---मा ० १।३२, रघ० २।५३ 2. क्रृष्ण, काला 
काले रंग का--पणिता न जनारवैरवंदपि कजन्तमलि 
मलीमसम्‌---न ० २।९२, विसारितामजिहत कोकिला- 
वलीमलीमसा जलूदमदांबराजय:--शि ० १७।५७ 
१।५८ 3. दुष्ट, पापपण, सदोष, बेईमान---मलीमंसा 
माददते न पद्धतिम--रघ० ३।४६,--सः . लोहा 

2. हरा कसीस | 
मल्ल (म्वा० आ० मल्‍ललते) धामना, अधिकार में करना । 


मलल (वि०) [मल्ल--अच | . हृष्टपुष्ट, व्यायामशील 


बलिष्ठ कि० १८।८ 2. अच्छा, उत्तम-ल्लः . बलवान 
पुरुष 2. कसरती, मुक्केबाज, पहलवान--प्रभुमेल्लो 
मल्लाय---महा ० 3. पान पात्र, प्याला 4 हब्यशेष 


5. गाल, कपोल, गण्डस्थल । सम०--अरिः ॥. कृष्ण 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण,---क्रीडा मक्केबाज़ी 
या मललयद्ध,--जम्‌ काली मिच,-- तृ्येम एक प्रकार 
का ढोल,-- भ्‌ः.--भूमिः (स्त्री०) 4. अखाड़ा, मल्लयद्ध 
का मंदान 2. एक देश का नाम,--बुद्धम्‌ कुझती करना 
या मक्केबाज़ी, मष्टियद्धीय भिड़न्त या मठभेड,--विद्या 
मललय द्ध की कला,--ज्ञाला व्यायायशाला, अखाड़ा । 

मललक: [मल्ल--कन्‌, मल्ल-+-ण्वलू वा| . दीवट 2. दीवा 
तलपात्र 3. दीपक 4. नारियल का बना हुआ प्याला 
5. दाँत 6. एक प्रकार की चमेली । 

मल्लि:,--ल्‍्ली (स्त्री०) [मल्ल--इन्‌, मल्लि-|-डीष | एक 
प्रकार की चमेली। सम०-गंधि (नपुं०) अगर, 
-“-नाथः एक प्रसिद्ध भाष्यकार जो चौदहवीं या 
पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ (उसने “रघुवंश” 'कुमार- 


संभव', 'मेघदूत” 'किराताजूंनीय”, “नेषधचारित' और 
शिशुपालवध पर टीकाएँ लिखीं ), -- पत्रम॒ छत्राक, साँप 
की छतरी । 

मल्लिकः [मल्लि--कन्‌] १. एक प्रकार का हंस जिसकी 
टांगे और चोंच भूरे रंग की होती हैं 2. माघ का 
महीना 3. जुलाहे की ढरकी, फिरकी । सम०--अक्ष:, 
-“आख्यः एक प्रकार का हंस जिसकी टांगें और चोंच 
भूरे रंग की होती हें--एतस्मिन्मदकलमल्लिकाक्षप- 
क्षव्याधृतस्फ्रदुरुदंडपुंडरीका: (भवोी विभागाः) 
5-उत्तर० १।३१, मा० ९।१४,---अजंनः श्रीशेल 
नामक पव॑त पर विराजमान शिव का एक लिंग, 
“-आख्या एक प्रकार की चमेली । 


मल्लिका [मल्लिक--टाप | . एक प्रकार की चमेली----वनेष 
सायंतनमल्लिकानां विजुम्भणोद्गन्धिष कुडमलेष 
-“-रघ॒० १६।४७ 2. इस चमेली का फल--विन्यस्त 


सायंतनमल्लिकेष्‌._ (केशेष)--रघु० १६।५० 
-“-काव्या० २।२१५ 3. दीवट 4. किसी विशेष 
आकृति का मिट्टी का बतेन। सम०--गंधं॑ एक 
प्रकार को अगर । 


मल्लीकरः [अमललमपि आत्मान मल्लमिव करोति--मल्ल 
+चिव, ईत्वम, कृ+-अच | कोर । 

मल्लः [| मल्‍ल--उ| रीक्ष, भाल । 

मव्‌ (म्वा० पर० मवति) कसना, बांधना । 

मव्य (म्वा० पर० मव्यति) बांधना । 

समश्‌ (म्वा० पर० मशति ) . भिनभिनाना, गृंजन करना 
ऊं ऊ करना 2. क्रोध करना । 


[मश--अच | 4. मच्छर 2. गंजना, गनगनाना 

3. क्रोध, सम०--हरी मच्छरदानी, मसहरी | 

मदकः [मश्‌--व॒न्‌ | !. मच्छर, पिस्सू, डांस--सर्व खलस्य 
चरितंं मशकः करोति--हि० १।७८, मन० १।८५ 
2. चसड़ी का एक विशेष रोग 3. मशक, चमड़े का 
बना पानी भरने का थला। सम०--कुटि:,-- टी 
(स्त्री ० ),-वरणम्‌ मच्छर उड़ाने का चंवर(-हरी 
मसहरी, मच्छरदानी । 

मशकिन्‌ (पु०) [मशक--इनि | गूलर का पेड़ । 

मशनः (पु०) कुत्ता । 

मष्‌ (भ्वा० पर० मषति) चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, 
मार डालना, नष्ट करना । 

सपि:--षी (स्त्री०) [मष्‌--इनू, मषि-+डीप ]>>मसी 
दे०। ' 

मस्‌ (दिवा० पर० मस्यति) . तोलना, मापना, पेमाइश 
करना 2. रूप बदलना । 

मसः [मस्‌--अच्‌ ] माप, तोल । 

ससनम्‌ [मस-+ल्यूट] 7. मापना, तोलना 2. एक प्रकार 
की बूटी । 


( ७८२ ) 


मसरा [मस्‌--अरच्‌ -+-टाप्‌ | एक प्रकार की दाल, मसूर । 

मसारः, मसारकः [मस्‌--क्विपू, मसं परिमाणम्‌ ऋ-च्छति 
मस्‌-+कऋ--अण्‌, मसार--कन्‌ | पन्‍ना । 

समसिः (पुं० स्त्री) [मस्‌ -इन्‌ | 4. स्थाही 2. दीवे की 

. स्याही, काजल 3. आंखों में लगाने की काली काजल । 

सम० -- आधारः,--कूपी,--- धानम,---धानी,-मणिः 
स्याही रखने की बोतल, दवात,--जलूम रोशनाई, 
--पण्य: लेखक, लिपिकार,---पथः कलम, लेखनी, 
+प्रसुः (स्त्री०) . लेखनी 2. स्याही की बोतल, 
- वर्घनेम लोबान । 

ससिकः [ मसि-कन्‌ |] साँग का बिल । 

ससी [मसि-डीप] दे० ऊपर 'मसि!। सम०--जलूम 
स्याही,---धानी दवात,--- पटलस काजर लगाना 
--शिरसि मसीपटलूम दधाति दीप: -भामि० 
१(७४। 

मसु (स्‌) रः [मस्‌--उरन्‌, ऊरन्‌ वा| 4. एक प्रकार की 
दाल, मसूर 2. तकिया,--रा . मसूर की दाल 2. 
वेश्या, रडी । 


मसूरिका [मसूर+कन्‌ --टाप्‌, इत्वस | . एक प्रकार का 


शीतला रोग, खसरा 2. मसहरी 3. कुटद्टिनी, दूती । 

मसरो [मसूर-डीष | छोटी चेचक । 

मसृण (वि०) [क्रण्‌ (दीप्ति) -क,पृषो ० साधः] ।: 

. स्निग्ध, चिकना--मसृणचंदनचर्चितांगी--चौर० ७, 

या, सरस मसृणमपि मलयजपंकम्‌--गीत० ४ 2. 
मृदु, कोमल, सरल--उत्तर० १॥३८ 3. सौम्य, म॒दु, 
मधुरमसृणवाणि--गीत० १० 4. प्रिय, मनोहर 
--विनयमसूणों वाचि नियम: -उत्तर० २।२, ४॥२१ 
5, चमकोला, उज्ज्वल--मा० १।२९, ४।२,-णा 
अलसी । 

मस्क्‌ (म्या० पर० मस्क्ृति) जाना, हिलना-जुलना । 

मस्करः [मस्क--अरच | . बॉस 2. खोखला बाँस 3. गति, 
चाल 4. ज्ञान । 


मस्करिन्‌ (पुं०) | मस्कर-|-इनि | !. सन्यासी या साध, 
सन्‍्यास आश्रम में वर्तमान ब्राह्मण --धारयन्‌ मस्क- 
'रित्रतम्‌ -भाट्ट ० ५१६३ 2. चन्द्रमा । 

मस्ज (तुदा० पर० मज्जति, मग्न-प्रेर ० मज्जयति-इच्छा ० 
मिमक्षति ) !. स्नान करना, डबकी लगाना, पानी में 
गोता लगाना - रघु० १५।१०१, भामि० २॥९५ 
2. डूबना, ढलना, डूबजाना, नीचे बैठना, गोता लगाना 
(अधि० या कम० के साथ) सीदन्नंघे तमसि विघ्रों 
मज्जतीवान्त रात्मा--उत्तर०७ ३।३८, मा० ९|३०७० 
->सो5संवृतं नाम तमः सह तेनव मज्जति-मनु ० ४।८ १, 
रघु० १६॥५२ 3. डूबना, पानी में नष्ट होना 4. दुर्भा- 
ग्यग्रस्त होना 5. हतोत्साह होना, निराश या उत्साह- 
हीन होना, उद्‌--पानी से बाहर आना, दृष्टिगोचर 


होना, उठना--वन्य: सरित्तो गज उन्ममज्ज--रघु० 
५४२३, १६७९, कि० ९।२३, शि० ९।३०, 
नि-.,डूबना, नीचे बेठना, ढल जाना (आलं से भी) 
यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरनू, तथा निमज्ज- 
तो5धस्तादज्ञौ दातृ प्रतीच्छकौ--मनु० ४१९४, ५।७३, 
शोके म्‌ हुस्चाविरत॑ न्यमांक्षीत्‌-भट्टि ० ३॥३०, १५। 
२१, शि० ९७४ गीत० १ 2. घुल जाना, ड्ब जाना. 
ओझल होना, नजर से बच निकलना,--एको हि दोषों 
गणसन्षिपाते निमज्जतींदो: किरणेष्विवांक:--कु० 
१।२। 

मस्तम्‌ | मस्‌-क्त | सिर माथा। सम०--दारुं (नपुं०) 
देवदारु का पेड़,---म्‌ूलूकम्‌ गर्दन । 


मस्तक:, कम्‌ | मस्मति परिमात्यनेन मस्‌ करणेत स्वार्थे क 
तारा०| !. सिर, माथा, खोपड़ी--अतिलोभा (पाठा० 
तृष्णा) भिभूतस्य चक्र भ्रमति मस्तके--पंच० ५२२ 
2. किसी चीज की चोटी या सिर न च पर्वतमस्तके 
-मनु० ४॥४७, वृक्ष चुल्ली” आदि। सम०-- आखूय: 
वृक्ष को चोटी,- ज्वरः,--शलम तीज सिरवर्द, 
ऊःपिडकः,--कम्‌ मदोन्‍्मत्त हाथी के गंडस्थल पर 
का गोल उभार, - मूलकम्‌ गर्दन,--स्नेहः मस्तिष्क । 

सस्तिकम्‌ [ --मस्तकम्‌, पृषो ० इत्वम्‌ | सिर । 

मस्तिष्कम्‌ [ मस्त मस्तकम्‌ इष्यति स्वाधारत्वेन प्राप्नोति 
मस्त-+इष्‌-क, पृषो० | दिमाग । सम० - त्वच 
(स्त्री०)) मस्तिष्क पर चारों ओर लिपटी हुई 
झिल्ली । " 

मस्तु (नपु०) | मस्‌--तुन्‌ ] 4. खट्टी मलाई 2. छाछ । 
सम ०--लुंग:;, -- गम, - लंगकः,-- कम मस्तिष्क, 
दिमाग । 

सह !। (म्वा० पर०, चुरा० उभ०-महति, महयति-ते, 
महित) सम्मान करना, आदर करना, बड़ा मानना, 
पूजा करना, श्रद्धा रखना, महत्त्वपूर्ण समझना--गोप्तारं 
न निधीनां महयंति महेश्वरम्‌ विबुघा:-- सुभा ०, जयश्री 
विन्यस्तेमेहित इव मंदारकुसुमेंः--गीत० ११, कु० 
५।२५, ५११२, कि० ५।७, २४, भटि० १०२, रघु ० 
११।४९ । 


] (स्वा० आ० महते) विकसित होना, बढ़ना । 

महः | मह घञ्मर्थ क | . उत्सव, त्योहार - बंधुताहदय- 
कोमुदीमह:--मा० ९२१, स खल दूरगतोप्यतिवतते 
महमसाविति बंघुतयोदिते:-- शि० ६।१९, मदनमहम, 
रत्न ० १ 2. उपहार, यज्ञ 3. भैंसा 4. प्रकाश, कांति 
तु० 'महस्‌ से भी । 

महकः | मह-|कन्‌ ] . प्रमुख पुरुष 2. कछुवा 3. विष्ण 
का नामान्तर । 

महत्‌ (वि०) (म० अ० महीयसू, उ० अ० महिष्ठ, कतु ० 
(पुं०) महान्‌ महान्तौ मंहांतः, कमं० (ब० व० ) 


( ७८३ ) 


महतः) | मह -अति ] 4. बड़ा, वृहद्‌, विस्तृत, 
विशाल, विस्तीर्ण --महान्‌ सिंह: व्यात्र: आदि 2. 
पुष्कल, यथेष्ट, विपुल, बहुत से,असंख्य--महाजन:, 
महान, द्रव्यराशि: 3. लम्बा, विस्तारित, व्यापक, 
महांतो बाहु यस्य स महाबाहु: इसी प्रकार महती 
कथा, महानध्वा 4. हुृष्टपुष्ट, बलवान, ताकतवर 
जैसे महान्‌ वीर: 5. प्रचंड, गहन, अत्यधिक--महती 
 शिरोवेदना, मह॒ती पिपासा 6. स्थल, निब्रिड, सघन 
- महानंधकार:ः 7. महत्त्वपूर्ण, गुरुतर, भारी - मह- 
त्कायमुपस्थितम्‌ू, महती वार्ता 8. ऊँचा, उन्नत, 
प्रमुख,पूज्य, उदात्त महत्कुलम, महान जन: 
9. उत्ताल--महान्‌ घोष:, ध्वनि: 0. सबरे 
या देर से -महति प्रत्यूष, 'प्रातःकाल सबरें' 


महत्यपराह्नु दोपहर बाद देर में! . ऊँचा-महाघ् 
(पुं०) !. ऊंठ 2. शिव का विशेषण 3. (सांख्य में) 
महत्तत्त्व, बुद्धि तत्व (मन से भिन्‍न) सांख्य० द्वारा 
माने गये पच्चीस तत्त्वों में से दूसरा - मनु० १२।१४, 
सां० ३।८।२२ आदि नपुं० 4. बड़प्पन, अनन्तता, 
असंख्यता 2. राज्य, उपनिवेश 3. पवित्रज्ञान (अव्य० ) 
बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुतज्यादा, अत्यन्त (विशे० 
महत्‌ शब्द तत्पुरुष समास के प्रथम पद के रूप में 
तथा कुछ अन्य स्थानों पर अपरिवर्तित ही रहता हैं, 

. परन्तु कमंधारय और बहुब्नीहि समासों में बदल कर 
“महा बन जाना हैं) । सम ०--आवास: विशालभवन, 
“आशा ऊची आशा,--आहइचर्य (वि०) अत्यंत 
आरचयजनक,--आश्रयः बड़ों का सहारा, बड़ों की 
शरण,-कथ (वि०) बड़ों द्वारा कथित या उल्लिखित, 
बड़े लोगों के मह में,--क्षेत्र (वि०) विस्तृत प्रदेश पर 
अधिकार करने वाला,--ताच्वम्‌ सांख्यों के पच्चीस 
तत्त्वों में से दूसरा,--बिलम्‌ अन्तरिक्ष,--सेवा बड़ों 
की सेवा,--स्थानम्‌ ऊँचा स्थान, उन्नत स्थान । 


महती [| महत--डीष |] . एक प्रकार की वीणा 2. नारद 
की वीणा -अवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहु:-शिशु० १॥१० 
3. सफंद बंगन का पौधा 4. बड़प्पन, महत्त्व । 

महत्तर (वि०) [ महत्‌--तरप्‌ ] अपेक्षाकृत बड़ा, विद्ञाल 

. “एरः . प्रधान, मुख्य या सबसे बड़ा व्यक्ति अर्थात्‌ 
सम्माननीय पुरुष--उत्तर० ४ 2. कंचकी या राज 
भवन का महाप्रतिहार 3. दरबारी 4. गाँव का मुखिया 
या सबसे बडा आदमी । 

महत्तरक: | महत्तर-- कन्‌ ] दरबारी आदमी, किसी राज- 
भवन का महा प्रतिहार । 

महत्त्वम्‌ | महत्‌--त्व ] !. बड़ापन, विशालता, विस्तृति, 
महाविस्तार 2. शक्तिमत्ता, विभति, ऐश्वर्य 3. आव- 
श्यकता 4, उन्नत अवस्था, ऊंचाई, उन्‍नयन 5. गह- 
नता, प्रचण्डता, ऊचा परिमाण । 


महनीय (वि०) [ मह -+अनीयर | सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, प्रतिष्ठित, श्रीमान, यशस्वी, उदात्त, 
श्रेष्ठ--महनीयशासन:---रघ्‌ु ० ३।६९, महनीयकी ति: 
“कई 

महंत: [ मह -+-झच्‌ ] किसी पद का मुख्याधिष्ठाता । 

महद्‌ (महस्‌ ) (अव्य०) | मह +अरु |] भूलछोक से ऊपर 

लोकों में से चौथा लोक (स्वर और जनस्‌ के 

बीच का लोक ) (इसी अथ्थे में 'महलोंक' शब्द भी) । 

महललः, महल्लिकः | अरबी भाषा से व्युत्पनन शब्द महत्‌ 
+ला-+-क ]) राजा के अन्त:पुर में रहने वाला 
खोजा या हिजड़ा । 

महल्लक: [ महल्ल--कन्‌ |] निरबल, कमजोर, पुराना, 
--कः . राजा के अन्तः:पुर का खोजा या हिजड़ा 
विशाल भवन, महल । 

महस्‌ (नपुं०) [ मह -+-असुन्‌ ] . उत्सव, त्योहार का 
अवसर 2. उपहार, आहुति, यज्ञ 3. प्रकाश, आभा 
-कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमृतें--मा० 
१।३, उत्तर० ४।१० 4. सात लोकों में से चौथा 
+दै० 'महर्‌ । क्‍ 

महस्वत्‌, महस्विन्‌ (वि०) | महस्‌-+मतुप्‌, विनिवा | 
भव्य, उज्ज्वल, चमकीला, प्रकाशयकत, आभामय । 

सहा [| मह +घ--टाप्‌ ] गाय । 

महा | कमं० स० और ब० स० में प्रथम पद के रूप मे, 
तथा कुछ अन्य अनियमित ढछाब्दों के आरम्भ मे 
प्रयुक्त “महत्‌ का स्थानापन्‍न रूप ] (विशे० उन 
समस्त शब्दों की संख्या जिनका आदि पद "महा ह, 
बहुत अधिक हं; तथा और अनेक शब्द वन सकते 
हैं, उनमें से अपेक्षाकृत आवश्यक या जो कोई विशिष्ट 
अर्थ यकत हें, नीचे दिए गए हैं) | सम०---अक्ष: शिव 
का विशेषण,---अंग (वि०) स्थल, महाकाय (गः) 
4. ऊट 2. एक प्रकार का बहा, घूंस 3. शिव का 
नामान्तर,---अंजनः एक पहाड़ का नाम,--अत्यय: 
संकट का भारी खतरा, -- अध्वनिक (वि०) “दूर तक 
गया हुआ महाप्रयात, मृत,--अध्वरः बड़ा यज्ञ, - अन- 
सम्‌ भारी गाड़ी (-सः,--सम ) रसोई, -- अनुभाव 
(वि०) महाप्रतापी, ओजस्वी, उदात्त, यशस्वी, 
महाशय, उदार, श्रीमान्‌ू--शि० शि० १।१७, श० 
३ 2. गुणवान्‌ ईमानदार, घर्मात्मा, (ब:) प्रतिष्ठित 
या आदरणीय व्यक्ति,--अंतकः . मृत्यु 2. शिव का 
विशेषण,--- अंधकारः . घोर अन्धेरा 2, आध्यात्मिक 
अज्ञान,--अंध्राः (ब० व०) एक देश और उसके 
अधिवांसियों का नाम,--अन्वय,-- अभिजन (वि०) 
उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्कुलोड्धवा (यः,--नः ) 
उत्तम जनम, ऊँचा कुछ, - अभिषवः सोम का 
अत्यन्त खींचा हुआ रस,--अमात्य: (राजा का ) मुख्य 


( ७८४ ) 


या प्रधानमंत्री,--अंबुक: शिव का विशेषण, --अंबुजम्‌ 
दस खरब, --अम्ल (वि०) बहुत खट्टा (य्लम ) 
इमली का फल, -अरण्यम्‌ सुनसान जंगल, विशालरू 
जंगल, --अघं (वि०) अतिमूल्यवानू, ऊंची कोमत 
वाला (-धं:) एक प्रकार की बटेर, -अध्य (वि०) 
मूल्यवान्‌ू, कीमती,--अच्चिस (वि०) ऊँची ज्वालाओं 
वाला, -अर्णव: . महासागर 2 का नामान्तर, 
--अबंदम्‌ एक अरब-अहूँ (वि०) . अतिमल्य- 
वान, बहुत क़ीमती--कु० ५११२ 2. अनमोल, अनन- 
मेय - उत्तर० ६।११, (-हँमू) सफंद चन्दन 

लकड़ी,--अवरोहः वटवक्ष,--अशनिध्वजः वज्र के रूप 
मे एक बड़ा झंडा--रघृ० ३।॥५६,--अशन (वि०) 


पेटू, भोजनभट्ट,--अद्मसन (पुं०) मल्यवान्‌ पत्थर 
लाल,--अष्टमी आइदिवन शुक्ला अष्टमी, दुर्गाष्टमी 
-भमेसिः बड़ी तलवार,-- असुरी दुर्गा का नामान्तर, 
” जन्नः दोपहर बाद का समय,--आकार (वि०) 
विस्ती्णं, विशाल, बड़ा,--आचचार्य: . प्रधान अध्यापक 
शिव का विशेषण,--आहय (वि०) धनवान, अमीर 
(-ढय:) कदम्ब का वक्ष, -आत्मन (वि०) !. महाशय 
महामनस्क, उदारचेता, महोदय, अय॑ दुरात्मा अथवा 
महात्मा कौटिल्य:--मद्रा० ७, द्विषंति मन्दाश्चरितं 
महात्मनां-+कुठ ५१७५, उत्तर० १४९ 2. श्रीमान 
पूज्य, श्रेष्ठ, प्रमख (पुं०) परमात्मा -मन्‌ ०१।५४ 
(महात्मवत्‌ का भी. वही अथ हू जो “महात्मन्‌' शब्द 
का ),--आनकः एक प्रकार का बड़ा ढोल,--आनंद 
>>नन्द: . बड़ा हर्ष या उल्लास 2. विशेष कर 
मोक्ष का आनंद, --आपगा बड़ा दरिया,---आयुघ: शिव 
का विशषण,--आरम्भ (वि०) बड़-बड़े कार्यों में 
हाथ में लेने वाला, साहसिक (-भः) कोई बड़ा साह- 
सिक काय,--आलूयः ॥. देवालय 2. पवित्र स्थान, 
आश्रम 3. बड़ा आवासस्थान 4. तीथथंस्थान 5. ब्रह्म॑- 
लोक 6. परमात्मा (-या) एक विशेष देवता का 
नाम, - आश्यय (वि०) महात्मा, महामनस्का उदार- 
चेता, उदात्तचरित्र -- दे० महात्मन (-यः) [. उदार- 
मना या उदारचेता व्यक्ति--महाशयचक्रवर्ती-भामि ० 
१।७० 2. समुद्र,--आस्पर (वि०) 4. उत्तम पद 
पर अधिकार करने वाला 2. ताकतवर, बलवान, 
-आहंवः बड़ा या महासंग्रामःउहच्छे (वि०) 
उदार॑ंचेता; उदारमना महामना, उदात्तचरित्र--रघ्‌ ० 
१८।३३ 2. महान्‌ उदृंश्य और आशाएं रखने वाला 
महत्त्वाकांक्षी, - हनद्र: . महेन्द्र अर्थात्‌ महान्‌ इन्द्र 
कु० ५१५३, रघृ० १३॥२०, मन॒० ७।७ 2. मुखिया 
या नंता 3, एक पवत श्रूखला, चापः इन्द्रधनष 
नगरो इन्द्र की राजघानी अमरावती, मंत्रिन्‌ (पं०) 
बहस्पति का विशेषण,--इृष्वासः बड़ा पनुघर, बड़ा 


>» भारी योद्धा भग ० १।४,-- ईश्व:ः.-ईज्ञान: शिव का नाम, 


-- ईज्ञानो पावंती का नाम,--ईइ्वरः . महाप्रभ, 
स्वामी 2. शिव का नामांतर 3. विष्णु का नाम, 
(-री) दुर्गा का नाम,-उक्षः ('उक्षन्‌ के स्थान 

) महाकाय बेल, हृष्टपुष्ट बल--महाक्षतां वत्सतर 
स्प्शन्रिव--रघ० २३।३२, ४॥२२, ६॥७२, शि० ५६३, 
--उत्पलम एक बड़ा नील कमल,--उत्सवः . एक 
बड़ा पर्व, या हुं का अवसर 2. कामदेव,--उत्साह 
(वि०) ऊर्जस्वी, ओजस्वी, धयंेशाली (-हः) धैर्य, 
>+उद्धि: 4. महासागर रघ० २।१७ 2. इन्द्र का 
विशेषण 'जः शंख, सीपी,---उदय (ध्ि०) बड़ा समद्धि 
शाली या भाग्यवानू, बड़ा यशस्वी या भव्य, अति- 


समद्ध (-यः ) . प्रोत्कष, उन्नयन, बड़प्पन, समद्धि 
--रघ्‌ृ० ८।१८ 2. मोक्ष 3. प्रभ, स्वामी 4. कान्य- 
कुब्ज या कन्नौज नामक जिला 5. कन्नौक की राजधानी 
का नाम 6. मधपक,--उदर (वि०) बड़े पेट वाला 
मोटा (-रम्‌) . बड़ा पेट 2. जलोदर,--उदार 
(वि०) अतिदानशील, या उदारचेता, वदान्य,-उद्यम 
(वि० ) --महोत्साह दे०,--उद्योग (वि०) अतिपरि- 
श्रमी, मेहनती, परिश्रमशील,---उन्नत (वि०) अत्यंत 
ऊँचा (-तः) पंखिया खजर का वक्ष,-उन्नति 
(स्त्री०) प्रकष, उन्नयन (आलं० भी) उत्कृष्ट पद 
--उपकारः बड़ा आभार,--उपाध्यायः मुख्य गुरु, 
विद्वान अध्यापक,--उरगः बड़ा साँप--रघु० १२॥९८, 
>“-उरस्क (वि०) विशाल वक्षस्थलू वाला (-स्कः) 
शिव का विशेषण,--उरख्का !. एक बड़ा टूटा तारा 
2. बड़ी जलती हुई लकड़ी,--ऋद्धिः (स्त्री०) बड़ी 
समद्धि या सम्पन्नता,--ऋषभः साॉड,--ऋषिः 
. बड़ा ऋषि या सन्‍त (मन॒० १।३४ में यह शब्द 
मानवजाति के मलपुरुष या दस प्रजापतियों के लिए 
प्रयकत हुआ हू, परन्तु यह “बड़ा ऋषि' के सामान्य 
अथ में भी प्रयक्‍्त होता है) 2. शिव का नाम, 
--ओष्ठ (महोष्ठ) (वि०) बड़े होठों वाला 
(-5्ठः) शिव का विशेषण,--ओजस्‌ बहुत ताकतवर, 
अतिबलशाली, प्रतापी, यशस्वी,--महोजसो मानधना 
घनाचिता:--कि० १।१९, (पुं.) बड़ा शूरवीरया 
योद्धा, मलल्‍ल,--ओजसम्‌ विष्ण का चक्र,--ओषधि 
(सत्री०) 4. अमोधघ ओषधि का पौधा, अचूक दवा 
2. दूर्वा घास,--औषधम्‌ सर्वोपरि उपचार, रामबाण, 
सब रोगों की अचक दवा 3. अदरक 4. लहसुन 8. 
एक प्रकार का विष, वत्सनाभ,--कच्छः . समुद्र 2. 
वरुण का नाम 3. पहाड़ का नाम,--कंदः लहसुन, 
-कपदे: एक प्रकार की सीपी, कौडी,--कप्त्थि: . बेल 
का पेड़ 2. लाल लहसुन,--कंबु (वि०) बिल्कुल नंगा 
(“बुः) शिव का विशेषण,--कर (वि०) ।. लंबे 


( ७८५ 


हाथों वाला 2. जिससे बहुत राजस्व मिलता हो--ऋणः 
शिव का विशेषण, --कर्मन (वि० ) बड़े-बड़ें काम करने 
वाला (पं.) शिव का विशेषण,--कला शुक्ल पक्ष को 
द्वितीया की रात, - कवि: . कविशिरोमणि कालिदास 
भवभति, बाण और भारवि आदि महाकंवि 
2. शक्राचायं का विशेषण--कानतः शिव का विशेषण 
(ता) पृथ्वी,--काय (वि० ) स्थूलकाय, बड़ा महा- 
काय, अतिकाय (--यः) 4. हाथी 2. शिव का 
विशेषण 3. विष्णु का विशेषण 4. शिव का एक 
अनुच र, नंदी बेल,---कातिकी कातिक मास की पूर्णिमा, 
- काल: प्रऊ्यकर्ता के रूप में शिव का एक रूप 2. 
एक प्रसिद्ध मन्दिर या शिव (महाकाल) का मन्दिर, 
('महाकाल' का यह मन्दिर उज्जन में विद्यमान हैं, 
कालिदास न अपने मेघदूत की रचना द्वारा इसे अमर 
कर दिया हूं, वहाँ (महाकाल-- शिव ) देवता, उसका 
मन्दिर, पूजा आदि के साथ-साथ नगरी का सचित्र 
वर्णन मिलता हूँ - तु० मेघ० ३०-३८, रघु० ६।३४ 
3. विष्णु का विशेषण 4. एक प्रकार की लौकी या 
कदृदू, 'पुरम उज्जयिनी को नगरी, - काली दुर्गा देवी 


का डरावना रूप,--काव्यम लोकिक काव्य, महाकाव्य 
(इसके विषय में पूरा विवरण जो साहित्य शास्त्रियों 
ने किया ह सा० द० ५५९ में दे०) (महाकाव्य 
गिनती में पाँच हैं -रघ्‌वंश, कुमारसंभव, किराता- 
जुनीय, शिशुपालवध, और नेषधर्चारत । यदि खंड- 
काव्य--मेघदूत भी सूचीर्म सम्मिलित किया जाय 
तो छ: महाकाव्य हो जाते हैं परन्तु यह गणना केवल 
परम्परा-प्राप्त, क्योंकि भट्टिकाव्य, विक्रमांकदेवचरित 
ओर हरविजय आदि का भी मह।काव्य की दृष्टि से 
विचार किया जाने का समान अधिकार ह) 
-- कुमारः राजा का सबसे बड़ा पुत्र, यवराज,--कुल 
(वि०) सत्कुलोत्पन्न, उच्चकुलोड्रूव, ऊंचे कुल म 
उत्पन्न (लम ) उच्चकुल में जन्म, ऊचा कुल, - कृच्छम 
घोर साधना, भारी तपस्या,---कोश:ः शिव का विशेषण, 
““कतुः महायज्ञ, उदा० अश्वमेघ---रघ० ३॥४६, 
--करमः विष्णु का विशेषण, - क्रीध: शिव का विश्े- 
पषण,--द्षत्रपः महा राज्यपाल, उपशासक,- क्षीरः गन्ना, 
ईख,--खवः,--वबँम्‌ (बड़ी संख्या सौ खरब की संख्या ) 
->गजः बड़ा हाथी दे० दिक्‍करिन, . गणपतिः गणेश 
देवता का एक रूप, - गंधः एक प्रकार की बेत (धम्‌) 
एक प्रकार की चन्दन को लकड़ी, - गयः सुरागाय, 
- गुण (वि०) अमोघ, अचक (औषधि आदि), 
>-गष्टिः विशाल डील की गाय, ग्रहः राहु का 
विशेषण, ग्रीव: . ऊंट 2. शिव का विशेषण,-ग्रीविन 
(पूं.) ऊंट - घ॒र्णा खींची हुई शराब,--घोषम्‌ मंडो, 
मेला (--७षः) ऊंचा शोर, कोलाहल, गलगपाड़ा, 


१९ 


) 


--चक्रवर्तिन (पूं.) सावंभौम नरेश,--चम्‌ः (स्त्री०) 
विशाल सेना,--छायः वटवृ॒क्ष,-- जटः शिव का विशे- 
षण, - जत्रु (वि०) जिसकी हंसली की हड्डी बहुत 
बड़ी हो ( -शज्रु) शिव का विशेषण,-- जनः . लोगों 
का समह, बहुत से प्राणी, साधारण जनता--महाजनों 
येन गतः स पन्था:- महा० 2. जनसंख्या, भीड़-भाड़ 
--महाजनः स्मेरमुखोी भविष्यति - कु० ५॥७० 3 
बड़ा आदमी, प्रतिष्ठित पुरुष, प्रमख व्यक्ति--महा- 
जनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः, घद्मपतन्रस्थितं 
तोयं धत्ते मक्‍ता फलश्रियम --सुभा० 4. किसी 
व्यवसाय का मखिया 5. सौदागर, व्यापारी-- जातीय 
(वि०)) 4. दान-शील 2. उत्तम जाति का, 
ज्योतिस (पं.) शिव का विशेषण,--तपस (पुं.) 
कठोर तप करन वाला 2. विष्ण का विशेषण,---तलूम्‌ 
नीचे के सात लोकों में से एक, दे० पाताहू 
-- तिकतः निबवक्ष,- तीक्ष्ण (वि०) अत्यंत तेज 
या तीब्र (क्ष्णा) भिलावाँ,--तेजस्‌ (वि०) . बड़ी भारी 
कांति या दीप्ति से यक्त 2. तेजस्वी, शक्तिशाली 
शौययक्य (पुं०) ।. शूरवीर, योद्धा 2. अग्नि 3 
कातिकेय का विशेषण (न०) पारा,--दण्ड:-- दत 
4. बड़े दांतों वाला हाथी शिव का विशेषण 
. लंबी भजा 2. भारी दंड दश्ञा (मनुष्य के भाग्य 
पर) प्रबल ग्रह का प्रभाव,-- दारू (न पुं०) देवदारु 
वक्ष,-- देवः शिव का नामांतर (- थी) पाबंती का 
नामांतर, -ब्रुमः पीपल का वक्ष,--धन (वि०) ? 
धनाठ्य 2. कीमती, मूल्यवान्‌ (--नम््‌) 7. सोना, 
2. गंध, धूप 3. मल्यवान वेशभषा,-- धनुस (पु०) 
शिव का विशेषण,--धातुः 7. सोना 2. शिव का 
विशेषण 3. मेरे का विशेषण,--नटः शिव का विशेषण 
--नंदः बड़ा दरिया,--नदी ?. गंगा, कृष्णा जेसी बड़ी 
नदी - संभयाम्भोधिमम्येति महानद्या नगापगा-- शि० 
२।१०० 2. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक 
नदी, नंदा !. खींची हुई शराब 2. एक नदी का 
नाम,-- नरक: इक्‍्कीस नरकों में से एक,--नलरूः एक 
प्रकार का नरकुल, नेजा,--नवभीआश्बिन शुक्ला 
नोमी, दुर्गानवमी, --- नाठकस 'महानाटक एक नाटक 
का नाम जिसे 'हनमन्नाटक' (हनुमान्‌ के नाम से 
सर्वप्रिय होन के कारण) भी कहते हैं, नादः . ऊची 
आवाज शोर 2. बड़ा ढोल 3. गरजने वाला बादल, 
”. शंख 5. हाथी 6. सिंह 7. कान 9. ऊँट 9. शिव 
का विशेषण, (दस) एक वाद्ययंत्र- नासः शिव का 
विशेषण,-- निद्रा 'महानिद्रा', मत्य,- नियमः विष्णु 
का विशेषण,--निर्वाणम्‌ (वौद्धों के अनुसार) व्यष्टि- 
सत्ता का पूर्ण नाश,--निद्या 4. आधीरात, रात का 
दूसरा या तीसरा पहर--महानिश्ञा तु विज्ञेया मध्यम 


( ७८६ ) 


प्रहरद्यम ,-- नीचः घोबी,--नोल (थि०) गहरा नील 
(छः) एक प्रकार का नीलूम या पन्‍ना--शि० १॥१६, 
४४४, रघु० १८।४२, उपलः नीलम,-- नुत्यः शिव 
का विशेषण, नमि: कोवा,-- पक्ष: . गरुड़ का विशेषण 
2, एक प्रकार की बत्तख्न, (--क्षो ) उल्ल,--शएवमतम्‌ 
पाँच पेडों की जड़ों का योग--बिल्वोग्निमन्थ 
इयोनाक: काइ्मरी पाटला तथा; सर्वेस्तुमिलितरेतेः 
स्थान्महापंचमलकम्‌, -- पंड्चविषम पाँच घातक 
विषों का योग--श लगी च कालकटश्च मुस्तको वत्स- 
नाभक:, शंखकर्णीति योगोउ्यं महापंचविषाभिघ:, 
--पथः . मुख्य सड़क, प्रधान वीथी, राजमार्ग --कु ० 
७।३ 2. परलोक अर्थात्‌ मृत्यु का मार्ग 3. कुछ पर्वत 
के शिखर जहाँ से भक्त लोग स्वगंपथ प्राप्त करने के 
लिए अपने आपको फेंका करते थे 4. शिव का एक 
विशेषण, - पद्म: एक विशिष्ट बड़ी संख्या, (सौ पद्म 
को संख्या ?) 2. नारद का नामान्तर 3. कुबेर की 
नो निधियों में से एक (झम) . रवेत कमल 2. एक 


नगर का नाम, 'पति: नारद का नामान्तर,--पराह्न 
देर में, दोपहर बाद,--पातकम्‌ बहुत बड़ा पाप, जघन्य 
अपराध -दब्रद्महत्या सुरापानं स्तेयं गवंगनागम:, 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसगेंश्च॒ पंचमम्‌ -- मन्‌ ० 
११।॥५४ 2. कोई बड़ा पाप, या अतिक्रमण, - पात्र: 
प्रघात मंत्री, -पाद: शिव का विशेषण, - पाप्मन्‌ 
(वि०) अत्यंत पापपूर्ण या दुर्वेत्त, - पूंसः महान पुरुष 

पुरुष: . बड़ा आदमी, एक प्रमुख या पूज्य व्यक्त 
 --शव्द॑ महापुरुषसंविहितं निशम्य उत्तर० ६।७ 
2. परमात्मा 3. विष्णु का विशेषण,--पुष्प: एक प्रकार 
का कोड़ा, -- पूजा बड़ी पृजा, असाधारण अवसरों पर 
अनुष्ठित गहन पूजा, - पृष्ठ: एक ऊंट, - प्रपंच: विश्व 
का विराटरूपप - प्रभ (धि० ) बड़ी भारी कान्ति वाला 
( ) दीपक का प्रकाश,--प्रभुः . परमेश्वर 2 
राजा महाप्रभ 3. मख्य 4. इन्द्र का विशषण 5. शिव 
का विशेषण 6. विष्णु का विशेषण,--प्रहूयः 'महा- 


विघटन ब्रह्मा की जीवन समाप्ति पर विश्व का पृ्ण 
विनाश जब कि अपने अधिवासियों सहित समस्त 
लोक, देव, सन्‍त, ऋषि आदि स्वयंत्रह्मा समेत सभी 
विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ,--प्रसाद: 4. एक बड़ा 

अनुग्रह 2. (भगवान्‌ की मूर्ति पर रूगाया हुआ भोग) 
एक बड़ा उपहार,--प्रस्थानम इस जीवन से बिदा 
लेना, मृत्य ऊंचा दब्वास, या श्वासाधिक ध्वनि जो 
ऊष्म वर्णों के उच्चारण में की जाती ह 2. श्वासाति 
रेक से यकत वर्ण--अर्थात्‌ खू घूछ झू 5 द्‌ थ्‌ घ्‌फ भ्‌ 
शुषसह 3. पहाड़ी कोवा,--प्लवः भारी बाढ़ 
जलप्लावन,--फल (वि० ) बहुत फल देने वाला (ला) 
]. कड़वी लछोकी 2. एक प्रकार की बरी, (लम॒ ) बड़ा 


फल या पुरस्कार,--बल बहुत मजबत (लरः) हवा 
(लम) सीसा 'ईश्वरः वर्तमान महाबलेशबर के निकट 
स्थापित शिव का लिग,--बाहु (वि०) लंबी भजाओं 
वाला, शक्तिशाली (हुः) विष्ण का विशरेषण,--बि 
(वि) लम--7. अन्तरिक्ष 2. हृदय 3. जलकलश, 
घड़ा 4. विवर, गुफा,--बी (वी) ज: शिव का विशेषण, 
जी (वो) ज्यम्‌ मूलाधार,--बोधिः बौद्धभिक्षु, 
5अह्यम,--बरह्मन परमात्मा,--ब्राह्मणः . एक बड़ा 
या विद्वान ब्राह्मण 2. एक नीच या तिरस्करणीय 
ब्राह्मण,--भाग (वि०) . अतिभाग्यवान्‌, सौभाग्य- 
शाली, समद्ध 2. श्रीमान्‌, पुज्य, यशस्वी--महाभाग: 
काम॑ नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ--श० ५॥२०, मनु० 
३।१९२ 3. अत्यन्त त्तिमेल या पवित्र, अत्यंत गुणवान्‌, 
--भागिन्‌ (वि०) अतिभाग्यवान्‌ या सम द्ध,--भारतम्‌ 
प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमे घृतराष्ट्र और पांड के पुत्रों 
की प्रतिद्वन्द्रिता और संघर्ष का वर्णन है. (इसमे अठारह 
पृव या अध्याय है, कहा जाता हे कि इसको रचना 
व्यास ने की, तु० “भारत शब्द की भी ),--भाष्यम्‌ 
. एक बड़ी टीका 2. विशेषकर पाणिनि के सूत्रों पर 


पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य (विस्तृत टीका), 
--भौम: राजा शान्तन्‌ का विशेषण,-- भीरु: एक प्रकार 
का कीड़ा, गुबरला,--भुज (वि०) लम्बी भुजाओं 
वाला, शक्तिशालो,--भूतम्‌ मलतत्त्व--दे० भत-तं 
वेघाविदधेनूनं महाभूतसमाधिना--रघु० १।२६, मनु० 
१६, (--त:) एक बड़ा जानवर,--भोगा दुर्गा का 
विशषण,--मणि: क़ीमती या मल्यवान्‌ मणि, आभूषण, 
जवाहर, मति (वि०) 4. उच्चमनस्क 2. चतुर 
(तिः) वृहस्पति का नाम,--मद (वि०) नशे मे 
अत्यन्त चर (--दंः) मतवाला हाथी, --मनस्‌,-- धनस्क 
(वि०) 4. उच्चमना, उदात्तमनस्क, उदाराशय 
2. उदार 3. घमण्डी, अभिमानी (पुं०) 'शरभ' नाम 
का एक कल्पनाप्रसूत जन्तु,--मंत्रिन (पुं० ) प्रधानमन्त्रीः 
मुख्यमन्त्री,--भ होपाष्यायः . बहुत बड़ा उपाध्याय, 
अध्यापक, महापंडित, विद्वान्‌ ओर प्रसिद्ध पंडितों को _ 
दी जाने वाली उपाधि - उदा० महामहोपाध्याय- 
मल्लिनाथ सूरि आदि, -मांसम्‌ 'मल्यवान्‌ मांस 
विशेषकर नरमांस-मा० ५११२,--मात्र: . राज्य का 
बड़ा अधिकारी, उच्च राज्याधिकारी, मख्यमन्त्री 
--मन्त्रे कमंणि भूषायां वित्त मान परिच्छदे, मात्रा च 
महती यषां महामात्रास्तु ते स्‍्मृता:--मनु ० ९।२५९ 
2. महावत, हाथियों पर निगरानी रखने वाला -- पंच ० 
१।१३१ 3. हाथियों का अधीक्षक ([त्नी) . मुख्यमन्त्री 
की पत्नी 2. आध्यात्मिक गछ की पत्नी, - माय: विष्ण 
का विशेषण,--माया सांसारिक कारण भूता अविद्या 
जिससे यह समस्त भोतिकजगत वास्तविक प्रतीत 


( ७८७ ) 


होता है,--मारी हज़ा, बवाई रोग, संक्रामक बीमारी, 
“ महेश्वरः शिव या महेश्वर का बड़ा भक्त, --मुखः 
मगरमच्छ, घड़ियाल, - मुनिः बड़ा, ऋषि 2. व्यास 
(नेपुं०-नि) आयुर्वेद की जड़ीबूटी,--मूर्धन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण, -- मूलम्‌ एक बड़ी मली (छः) एक 
प्रकार का प्याज,--मूल्य (वि०) अत्यन्त क़ोमती 
(ल्यः) लाल, - मग: . कोई भी बड़ा जानवर 
2. हाथी, -मेदः मृगे का पेड़,---मोहः मन का भारी 
आकषण (--हा) दुर्गा का विशेषण, - यज्ञ: महायज्ञ' 
गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय देनिक पांच यज्ञ या और कोई 
घमकृत्य--अध्यापनं ब्रह्मययज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌, 
होमो देवो (देवयज्ञ:) बलिभातो (भूत यज्ञ:) नृयज्ञो5 
तिथिपूजनम्‌ --मनु ० ३।७०--७२,--यमकम बृहद्यमक' 
अर्थात्‌ किसी इलोक के चारों चरण जहां शब्दशः एक 
से हूँ, परन्तु अर्थंतः भिन्न हैं, उदा० दे० कि० १५॥५२, 
यहां विकाशमीयुजंगतीशमार्गणा:: पंक्ति के चार 
भिन्न २ अथे हूं, तु० भटद्ठगि० १०१९ की भी, - यात्रा 
बड़ी तीथयात्रा' काशी यात्रा, मृत्यु,--याम्यः विष्ण 
का विशेषण,--युगम्‌ बृहद्‌ यगः मनष्यों के चार 
यगों का समाहार अर्थात्‌ ३२०००० मानववषं, 
>'योगिन्‌ (पुं०) !. शिव का विशेषण 2. विष्ण 
का विशेषण 3. मर्गा,--रजञतम ' सोना 2. धतृरा, 
--रजनम्‌ . केसर 2. सोना,--रत्नम्‌ बहुमल्य 
रत्न,-- रथः !, बड़ी गाडी या रथ 2. बडा योद्धा या 
नायक--कुतः प्रभावों धनंजयस्य महारथजयद्रथस्य, 
विपत्तिमृत्पादयितुम्‌ - वेणी० २, रघु० ९१, शि० 
३।२२ (महारथ की परिभाषा-- एको दशसहस्नाणि 
योधयचस्तु धन्विनां, शस्त्रशास्त्रप्रवीणगश्च विज्ञेय: 
स महारथः: ),--रस (वि०) अत्यन्त रसीला (सः) 
, गन्ना, ईख 2. पारा 3. बहुमूल्य धातु (सम) 
चावलों का जायकेदार मांड,--राजः . बडा राजा, 
प्रभ, या सम्राट 2. राजाओं या बड़े २ व्यक्तियों को 
ससम्मान संबोधित करने की रीति (महाराज, देब, 
प्रभ, महामहिम), चतः एक प्रकार का आम, 
--राजिकाः (पुं०, ब० व०) एक देवसमह का विशे- 


षण (गिनती में यह देव २२० या २३६ माने जाते 
हैं),--राज्ञी मुख्य रानी, राजा की प्रधान पत्नी, 
““रात्रिः--ज्री (स्त्री०) दे० महाप्ररुय,- राष्ट्र: 
. महाराष्ट्र भारत के परिचिम में मराठों का एक 
देश 2. महाराष्ट्र देश के अधिवासी, मराठ (ब० व०) 
(ष्ट्री) मुख्य प्राकृत बोली, महाराष्ट्र के अधिवासियों 
की भाषा--तु ० दण्डी--महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रक्रृष्ट 
प्रकृत॑ं विदु:--काव्या० १।२४,--रूप (वि०) रूप 
में बलवान (पः) 7. शिव का विशेषण 2. राल, 
-रेतस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण,-रोद्र (वि०) 


वड़ा डरावना (-द्वी) दुर्गा का विशेषण,--रौखः 
इक्कीस नरकों में से एक--मनु ० ४॥८९-९ ०, लक्ष्मी 
. नारायण को शक्ति या महालक्ष्मी 2. दुर्गापजा के 
उत्सव पर दुर्गा बनने वाली कन्‍्या,--लिगम्‌ बहल्लिंग 
(गः:) शिव का विशेषण,---लछोलः कौवा,--लोहम 
चुम्बक, -- वनम्‌ . एक बड़ा जंगल 2. विध्यवन में 
एक बड़ा जंगल,-- बराहः 'महावराह' विष्ण का विशे- 
षण, तृतीय अवतार राह शूकर' के रूप में,-- बस: 
शिशुमार, सूंस,--वाक्यम्‌ . लंबा वाक्य 2. अवि- 
च्छिन्न रचना या कोई साहित्यिक कृति 3. मह॒दर्थ 
प्रकाशक वाक्य--जैसे तत्त्वमसि, ब्रह्म॑वेदं सवेम आदि, 
जावातः आंधी, झंझावात,--वातिकम पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक,-- बिदेहा 
योगदर्शन में प्रदशित मन की अवस्थाविशेष या वृत्ति- 
विशेष:,-- विभाषा सविकल्प नियम,-विषुवम मेघ की 
संक्रान्ति 'संक्रान्ति वसन्‍्तविषुव (जब सूर्य मीन राशि 
से मेषराशि पर संक्रमण करता हँ),--बौरः , बड़ा 
शूरवीर या योद्धा 2. सिंह 3. इन्द्र का वजत्ञ 4. विष्ण 
का विशेषण 5. गरूड़ का विशेषण 6. हनमान्‌ का 
विशेषण 7. कोयल 8. सफेद घोड़ा 9, यज्ञाग्नि 
0. यज्ञपात्र !. एक प्रकार का बाज पक्षी,-- बीर्या 
सूर्य की पत्नी संज्ञा का विशेषण,--व॒यः भारी बैल, 
साँड, _ बेग (वि०) बहुत तेज, प्रवलवेग वाला (गः) 
. लंबी चाल, प्रबल वेग 2. लंगर 3. गरूड पक्षी, 
>वैल (वि०) तरंगमय,--व्याधिः (स्त्री०) 
. भारी बीमारी 2. (काला कोढ़) कोढ़ का भयानक 
रूप,--व्याहृतिः (स्त्री०) अत्यंत गूढ शब्द अर्थात्‌ 
भ्र, भुवस्‌ और स्वर,--ब्नत (वि०) अत्यंत धर्म- 
निष्ठ, कठोरतापूवंक ब्रत का पालन करने वाला 
(तम्‌ ) . महात्रत, बहुत वड़ा कठिन द्रत, महान धर्म- 
कृत्य का पालन 2. कोई भी महान्‌ या प्रधान कतेब्य 
7 प्राणेरपि हितावृत्ति रद्रोहो व्याजवर्जनम, आत्मनीव 
प्रियाधानमेतन्मत्रीमहाब्रतम्‌-महावी ० ५१५ ९,---ब्रतिन 
(पु०) 2. भक्त, संन्यासी 2. शिव का विशेषण, 


>“शक्तिः . शिव का विशेषण 2. कातिकेय का 
विशषण,--शंख: . बड़ा शंख--भग० ११५ 
2. कनपटी की हड्डी, मस्तक 3. मानव अस्थि 
4. विशिष्ट ऊँची संख्या, --शठः एक प्रकार का धतूरा, 
“शब्द (वि०) ऊँची ध्वनि करन वाला, अत्यंत 
कोलाहलपूर्ण, ऊधम मचाने वाला,---शल्कः- सम॒द्री 
केकड़ा या झींगा मछली - मन० ३॥।२७२,--शालः 
बड़ा गृहस्थ,- शिरम्‌ (पुं०) एक . प्रकार का सांप, 
-- शुक्षितः (स्त्री०) मोतियों की सीपी,--शुक्ला 
सरस्वती का विदशेषण,---शुश्नम्‌ चाँदी,--श्न॒व्रः (स्त्री० 
“त्ी) . उच्चपदस्थ शूद्र 2. ग्वाला,--इसशानम 


( ७८८ ) 


वाराणसी का विशेषण /  आअसण: बद्ध का विशषण, 
- वास: एक प्रकार का दमा, - इबेता . सरस्वती का 
विशषण 2. दुर्गा का विशेषण 3. सफंद खांड, संक्रांति: 
(स्त्री०) मकर संक्रान्ति--सती बड़ी सती साध्वी स्त्री, 
- सत्ता असीम अस्तित्व,- सत्यः यम का विशेषण, 
--सत्त्वः कुंबेर का विशेषण, - संधिविय्ह: शान्ति 
और युद्ध के मन्त्री का पद, - सन्नः कुबेर का विशेषण, 
-- सर्ज: कटहल,-सांतफ्न: एक प्रकार की धोर तपस्या 
दे० मनु० ११।२१२,--- सांधिविग्वहिकः शान्ति और 
यूद्ध का (परराष्ट्र) मंत्री--सारः एक प्रकार का 
खर का वृक्ष, - सारथि: अरुण का बिशेषण,--साहसम 
अतिप्ताहस, बलात्कार, अत्यधिक दिलेरी,--साहसिक: 
४ाक, बटमार, साहसीलटरा,---सिहः शरम नाम का 
एक कथा से वाणित जन्‍्तु,--सिद्धि: (स्त्री०) एक 
प्रकार की जादू को शक्ति,--सुखमभ्‌ . बड़ा आनन्द 
2, संभोग,--सूक्ष्मा रेत,-सुतः सेनिक ढोल,--सेनः 4. 
कातिकेय का एक विशेषण 2. विशाल सेना का सेना- 
पर्ति ( ना वड़ो सेना, --स्कघ: ऊंट,-स्थली 
पृथ्वी,--स्यानम्‌ बड़ा पद,-स्वनः एक प्रकार का ढोल 
-- हँस:) विष्ण का विशेषण,--हज्सि (नपुं०) घी, 
>-हिमवत्‌ (१०) एक पहाड़ का नाम । 

महिका [मह -+-क्व॒न्‌-टापू, इत्वम्‌ |] कोहरा, घंघ । 

महित (मू० क० कृ०) [ मह्‌ +क्त ] सम्मानित, पूर्जित, 
बहुमानित, श्रद्धय --दे० मह ,--तम्‌ शिव का त्रिश॒ल । 

महिमन्‌ (पुं०) [ महत्‌--इमनिच्‌ टिलोप: ] ?. बड़प्पन 
आल से भी ) --अथि मलूयज महिमाय॑ कस्य गिरामस्तु 
विषयस्ते--भामि० १।११ 2. यश, गौरव, ताकत, 
शक्ति कु० २६, उत्तर ० ४॥२१ 3, ऊचा पद, उन्नत 
पदवी, या ऊँची प्रतिष्ठा 4. सिद्धियों में से एक-अपना 
शरीर फू्लाना-दे० सिद्धि । 

महिरः [ मह ---इलच्‌, लस्य रत्वम ] सूर्य । 

महिला [ मह +इलच्‌ +टाप्‌ ] ।. स्त्री 2. मदमत्त या 
विला सिनी स्त्री - -विरहेण विकलहृदया निर्जेलमीना- 
यते महिला - भामि० २।६८ 3. प्रियंगू नाम को रूता 
4. एक प्रकार का गंधद्रव्य या सुगंधित पौधा 
>>रेणुका । सम ०--आह वया प्रियंगू रूता । 


महिलारोप्यम दक्षिण भारत -में स्थित एक नगर का 
नाम । 

महिषः [ मह -+टिषच्‌ ] . भेंसा (यम का वाहन माना 
जाता हूँ) गाहन्तां महिषा निपानसलिल छ्ृंग मृ हुस्ता- 
डितम्‌ - श० २।६, एक राक्षस का नाम जिसे दूर्गा 
ने मार गिराया था। सम०--अर्देन: कातिकेय का 
वघिशेषण,--असुरः महिष नाम का राक्षस 'घातिनी, 
>ज़्थनी, सर्दतो, सदनी दुर्गा के विशेषण, - छ्नो 
दुर्गा का धिशेषण, -- ध्वज: यम का विशेषण,-- पालः, 


नओआ.................. 
न 


आह .०७०--- तक रमक एस जनक प नमक म मम» 99933 मम 


- - पालक: भेंस रखने वाला, - वहनः-- वाहन: यम के 
विशेषण--कृतान्त: कि साक्षान्महिषवहनो5्साविति 
पुन: काव्य ० १० । 

महिषी [ महिष--डीप्‌ ] . भैंस, मन्‌ु० ९।५५, याज्ञ० 
२।१५९ 2. पटरानी, राजमहिषी--म हिषी सख:-रघु ० 
१।४८ २॥२५, ३।९ 3. रानी 4. पक्षी को मादा 
5. स्त्रीदासी, सेविका, सरंध्री 6. व्यभिचारिणी स्त्री 
7. अपनी पत्नी को वेश्यावत्ति से अजित धन-तु० 
म।हिषिक । सम०--पाल: भसों के रखने वाला, 
- स्तम्भ: भेंस के सिर से अलंकृत खंबा। 

महिष्मत्‌ (प्ि०) [ महिष-+मतुपू, पूषो० टिलोप: ] 
बहुत सी भैंसे रखन वाला, या जहाँ भैंसे बहुतायत 
से हो। 

मही [ मह -+अच्‌+डीप्‌ |] !. पथ्वी-जेसा कि महीपाल 
और महीभूत्‌ आदि में--मद्दी रम्या शब्या--भतुं ० 
३।७९ 2. भूमि, मिट्टी 3. भूसम्पत्ति, जमीन-जायदाद 
4. देश, राज्य 5. एक नदी का नाम जो खंबात को 
खाड़ी में गिरती हू 6. (ज्या० में) समतल आकृति 
की आधाररेखा | सम० --इनः, ईइवरः राजा,-न न 
मही नमहीनपराक्रमम्‌--रधु ० ९।॥५,--कंपः: भचाल 
क्षित्‌ ( पुं० ) राजा, प्रभ्‌ --रध० १॥११, ८५, १९। 
२० -ज: !. मंगलग्रह 2. वक्ष (जम) हरा अदरक, 
-- तलसू धरातल, --दुर्गंम मिट्टी का किला, भदुग 
ऊझधरः 4. 7. पहाड़--रघु० ६॥५२, कु० ६।८९ 2. 
विष्ण का विशेषण,--प्र: !. पहाड़ भरत ० २।१०, शि० 
१५।२४, रघु० ३।६० १३।७ 2. विष्ण का विशेषण, 
नाथ, - पः, - पतिः, - भूजू (पुं०), - मघवन 
(पु० ),- महेन्द्र: राजा - भग० १।२०, रघु० २।३४, 
६। १ २,- पुत्र. सुतः,--सुनुः . मंगलूग्रह 2. नरका- 
सुर का विशेषण, - पुन्नी,-- सुता सीता का एक विशे- 
षण, प्रकपः भूचाल, - प्ररोहः, - रुह (पुं०)- रुहः 
वृक्ष कि० ५११०, शि० २०१४९, - प्राचोरम्‌, -- प्रावर: 
समुद्र,--भत्‌ ( पु०) राजा, - भृत्‌ ( षुं०) ॥. पहाड़ 
“कु० १।२७, कि० ५११ 2. राजा, प्रभ,--लता 
कंचुआ,--सुरः ब्राह्मण । 

सहीयस्‌ (वि०) [म० अ०, महत्‌-ईयसुन] अपेक्षाकृत 
बड़ा, विशाल, अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाशी भारी 
या महत्त्वपूर्ण अधिक ताक़तवर, मजवूत पुं० महामना, 
उदारचेता प्रकृति: खलू सा महीयसः सहते नानन्‍्य 
समुन्नति यया-कि० २२१, शि० २।१३। 

महोला, सहेला [ --महिला, पृषो० साध: ] स्त्री, नारी । 

मा (अव्य) | मा+क्विप्‌ | प्रतिषेघबोधक अव्यय, 
( मकारात्मक विरलूतः ) प्रायः लोट लकार की क्रिया 
के साथ जुड़ा हुआ-यद्वाणि मा कुरु विवादमनादरेण 
-भामि० ४ै।४१, (क) ल॒डः लकार की क्रिया के साथ 


मा [मा--क-+टाप | 


( ७८९ 


जबकि उसके आगम अकार' का लोप भी हो जाता 
ह-+पापे रति मा क्ृथा:---भतं ० २।७७, मा ममहत 
खल भवंतमनन्यजन्मा मा ते मलीमसविकारधना 
मतिभत्‌ -मा० १।३२ (ख) लडः लकार की क्रिया 
के साथ भी (यहाँ भी आगम “अकार' का लोप हो 
जाता ह) मा चनमभिभाषथा: राम० (ग) लट 
लकार या विधि लिझछ की क्रिया के साथ भी, 'ऐसा 
न हो कि ऐसा नहीं कि अर्थ को प्रकट करने में 
>“-लऊघ एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते 
पतिष्यति---श० २, मा कश्चिन्ममाप्यनर्थों भवेत्‌ 
>>पंच० ५, मा नाम देबव्या: किमप्यनिष्टमत्पन्नं 
भवेत्‌ - का० ३०७, (घ) जब अभिशाप अभिदरेत 
हो तो शत्रन्त (वतंमानकालिक विशेषण) के रूप 
में प्रयक्त--मा जीवन्यः परावज्ञादुःखदग्धो5पि जीवति 
-- शि० २४५ या (ड) संभावनार्थक कर्मवाच्य- 
प्रत्ययांत क्रियाओं के साथ-मवं प्राथ्यम, भा कभी कभी 
बिना किसी क्रिया की अपेक्षा किय प्रयक्त होता 
--मा तावत अरे ऐसा मत (कहो) मा मंवम मा 
नामरक्षिण:--म॒च्छ ० ३, कहीं कोई पुरि 
आदमी न हो दे० नाम के अन्तगत । कभी कभी 
मा के वाद 'स्म' लगा दिया जाता हें, और उस 
समय क्रिया में लछः या लड़ लकार का प्रयोग होता 
हैं तथा आगम “अकारा का लोप हो जाता हूं, विधि- 
लिडः के साथ प्रयोग बिरलत: देखा जाता हैँ - क्लेब्यं 
मा सम गमः पार्थ - भग० २।३, मा सम प्रतीपं गम: 
““आ० ४।१७, मास्म सीमंतिनी काचिज्जनयेत्पत्रमी- 
दशम्‌ । 

धन की देबी लक्ष्मी---तमाखपत्र 
राजेद्र भज मा ज्ञानदायकम - सुभा० 2. माता 3 
माप । सम०--पः-पतिः विष्णु के विशेषण । 


मा (अदा० पर०, जुहो०, दिवा० आ०--माति, मिमीते, 


मीयते, मित) 4. मापना - न्‍्यधित मिमान इवावर्नि 
पदानि शि० ७॥१३ 2. नापतोल करना; चिह्न 
लगाना, सीमांकन करना - दे० “मित' 3. (डील डोल 
में) तुलना करना, किसी भी मापदण्ड से मापना 
कु० ५११५ 4. अन्दर होना, अन्दर स्थान ढूंढ़ना 
यक्‍त या सहित होना--तनौ ममस्तत्र न कटभद्विष 
तपोधना म्यागससंभवा मदः-शि० १।२३, वरद्धि गते5- 
प्यात्मनि नव मांती: - ३७३ १०।५०, माति मातुम- 
शकक्‍योदपि यशोराशियंदत्र ते काव्य० १० - प्रेर० 
(मापयति-ते ) मपवाना, नाप करवाना - एतेन माप- 
यति भित्तिष कमंमार्गम्‌-मच्छ० ३।१६, इच्छा० 
(मित्सति-ते) मापने की कामना करना। अन 
. अनमान लगाना, घटाना (कुछ कारणों के आधार 
पर) धमादग्तिमनुमाय--तक ०, कु० २।२५, अन्दाज 


ै 


लगाना, अटकल लगाना--अन्वमीयत शद्धति शांतेन 
वपुषव सा--रधु० १५।७७, १७।११ 2. समाधान 
करना, पुनमिछित करना, उप--, तुलना करना 
समानता करना--तेनोपमीयत तमालनीलम्‌ --- शि० 
३।८, स्‍्तनौ मांसग्रंथी कनककलशावित्यपमितौ 
-- भतृ० ३।२०, निस्‌ - , बनाना, सृजन करना 
अस्तित्व मे लाना - निर्मां प्रभवेन्मनोहरमिदं 
रूप॑ पुराणी मृनि:--विक्रम० १।४, यस्मादेष 


सुरेन्द्राणां मात्राम्यों नमितों नपः--मन्‌० ७॥५ 


११३२ 2. (के) बनाना, रूप बनाना, संरचना 
करना - स्नायुनिमिता एते पाशाः- हि० १ (ख) 
बसाना, (नगर पुर आदि) नई बस्ती बसाना--निमंमे 
निमंमोष्थंष. मधरां मधराक्ृति:--रघ० १५।२८ 
3, उत्पन्न करना, पंदा करना,---झलाकाञ्जननिमितेव 
“कु ०४॥४७, निर्मातु ममे-व्यथाम-गीत ० ३ 4. रचना 
करना, लिखना---स्वर्निामितया टीकया समेत॑ काव्यम 
5. तयार करना, निर्माण करना, परि---., . मापना 
2, माप कर निशान लगाना, सीमांकन करना, 
प्र---, !. मापना 2. सिद्ध करना, स्थापित करना, 
प्रद शत करना, सम---, !. मापना 2. समान बनाना 
बराबर बराबर करना--कान्तासंमिततयोपदेशयजे 
“काव्य० १, दे० संमित 3. समानता करना, तुलना 
करना 4. युक्त या सहित होना- मृणालसूत्रमपि ते न 
संमाति स्तनान्तरे--सुभा० । 


मांस (नपुं०)[? | मांस (इस शब्द के पहले पाँच वचनों 


के रूप नहीं होते, और उसके पदर्चात्‌ इसके स्थान 
में विकल्प से 'मांस” आदेश हो जाता है ।) 


मांसम्‌ [मन्‌ -/-स दीघहच | !. म|स, गोश्त,-समांसो मधुपके 


उत्तर० ४ (इस शब्द की व्यूत्पत्ति की उद्धावना 
मन० ५।५५ में इस प्रकार की गई ह--मां स भक्ष- 
यिताअम॒त्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌, एतन्मांसस्य मांसत्व॑ 
प्रवदन्‍न्ति मनीषिण: ) 2. मछली का मांस 3. फल 

| गृदा,--सः . कीड़ा 2. मांस बेचनेवाली एक वर्ण 
संकर जाति । सम०--अदू--अद---आदिन्‌ --भक्षक 
(वि०) मांस खाने वाला, आमिषभोजी (जैसे कि एक 
जानवर )--भट्टि ० १६।२८, मन॒० ५।१५-- अगेल 
>जलूम मांस का टकड़ा जो मह से नीचे लटकता ह, 
“अशनम्‌ मांस खाना,--आहारः पाशव भोजन 
--उपजोविन (पुं०) माँस बेचने वाला,- ओदनः 
, मछली का भोजन 2. मांस के साथ पकाये हुए 
चावलू,--कारि (नपुं०) रक्‍त, ग्रन्थिः मांस की 
गिल्टी,--- जम्‌, -- तेजस्‌ (नपं० ) चर्बी, वसा,-- द्राविन्‌ 
(पुं०)) खटमिट्ठा चोका, खट्टी भाजी,-- निर्यास 
शरीर के बाल,- पिटकः,--कम्‌ !: मांस की टोकरी 
>. मांस का बड़ा ढेर,--पित्तम्‌ हड़डी,- पेज्ञी !. पुदा 


( ७९० ) 


2, मांस का टकड़ा 3. आठ से चोदह दिन तक के 
गर्भ का विशेषण,--भेत्त---भेंदिन (वि०) मांस 
काटने वाला, - योनि: रक्‍त-मांस से बना जीव 
--बविक्रयः मांस की बिक्री,- सारः,--स्नेहः चर्बी 
वसा, - हासा खाल, चमड़ा | 
मांसल (वि०) [मांस+लच ] . मांस से भरा हुआ 
पुटठंदार, मोटा ताजा, बलवान्‌, हृष्टपुष्ट-उत्तर० १ 
3. स्थलकाय, मजबत, शक्तिशाली -शाखाः शत 
मांसला: - भामि० १।३४ 4. (ध्वनि की भांति) 
गहरा--उत्तर ० ६।२५ 5. महाकाय, हड्राकट्टा - मा० 
९१३ । 
सांसिकः | मांस पण्यमस्य ठक] कसाईं, मांस विक्रेता । 
माकन्द: [मा-+किप्‌ मा: परिमितः सुघटितः कन्द इव 
फर्ल अस्य| आम का पेड--भामि० १।२९,,--दो 
. 4. आँवले का पेड 2. पीला चन्दन 3. गंगा के किनारे 
स्थित एक नगर का नाम । 
माकर (वि० ) (स्त्री ०---री) [मकर--अण्‌ ] मगरमच्छ से 
संबद्ध, माध मस से संबद्ध । 
साकरन्द (वि० ) (स्त्री ०-न्द ) | मकरन्द -|-अण्‌ ] फलों के रस 
से प्राप्त या, पुष्परस से संबद्ध, शहद से भरा हुआ, 
मधूमिश्चित->- मा० ८।१, ९।१२ | 
माकलिः (१०) . इन्द्र का सारथि मातलि 2. चन्द्रमा 
माक्षि (क्षी) क (वि०) (स्त्री०-को) [मक्षिकाभि: संभृत्य 
कृतम्‌ --अण्‌ पक्षे नि० दीघं:] मघमक्खियों से उत्पन्न 
या प्राप्त---कम्‌ . मधु--भामि० ४।३३ 2. मध 
की भांति एक खनिज पदार्थ । सम० - आश्रयस्‌, 
--जम्‌ मोम,-फलः एक प्रकार का नारियल,---शकरा 
कृदयुक्त खांड । 
मागघ (वि०) (स्त्री०-धी) [मगध-अण ] मगघ देश में 
रहने वाला, या उससे संबद्ध, या मगध के अधिवासी 
--धः !. मगघ का राजा 2. एक मिश्रजाति (कहा 
जाता ह कि यह जाति वेइ्य पिता और क्षत्रिय माता 
की संतान, इस जाति का कतंव्य कर्म व्यावसायिक 
भाटों का कार्य है )-मन ० १०११। १७, याज्ञ ० १।९४ 
3. चारण या बन्दीजन,-- धाः (ब० व०) मगधघ के 
अधिवासी,-- धी . मगघ देश की राजकुमारी-- रघु० 
१।५७ 2. मागघी भाषा, चार मुख्य प्राक्ृतों में से 
एक 3. बड़ी पीपछ 4. सफद जीरा 5. परिष्कृत खांड 
6. एक प्रकार की चमेली 7. छोटी इलायची । 
मागधा, मागधिका [ मागध+टाप्‌, मागध-+ठक--टाप | 
बड़ी पीपल । 
मागधिकः | मगघ-+-ठक ) मगध का राजा | 
माघः [ मधानक्षत्रय क्ता पोणंमासी माघी साउनञ्न मासे अण |] 
. चान्द्रवर्ष के एक महीने का नाम (यह जनवरी 
फरवरी मास में आता हैं) 2. एक कवि का नाम 


जिसने शिशुपालवध या माधघकाव्य की रचना की 
(कवि ने शि० २०।८०-८४ में अपने कुल का वर्णन 
इस प्रकार किया है--श्रीशब्द रम्यक्ृतसगगंसमाण्तिलक्ष्म 
लक्ष्मी पतेश्च रितकीतंनचारु माघ: तस्यात्मजः सुकवि 
कीतिदुराशयाद: काव्यं व्यधत्त शिकश्षपालवधामिधा- 
नम्‌ )-उपमा कालिदासस्य भारवे रथंगो रवम्‌, दण्डिन 
पदलालित्यं माघ सन्ति त्रयो गणा: - उद्धट,-धी माध 
मास की पणिमा 

माघमा (स्त्री०) मादा केकड़ा | 

माघवन (वि०) (स्त्री ०-नो ) [ मघवत्‌-+-अण्‌ | इन्द्र से 
संबन्ध रखने वाला,--ती पृ्वेंदिशा । सम०--चापम्‌ 
इन्द्रधनूप--उत्तर० ५।११। 

माघवन (थि०) (स्त्री०-नी) | मधवन-+-अण्‌ | इन्द्र 
से शासित या संबद्ध-- ककुभं समस्कुरुत माघवनीम्‌ 
>-शि० ९।२५, अवनीतलमेव साध मन्ये न मनी माघ- 
वनी विलासहेतु:-- जग० । 


साध्यम [ माघ जातम्‌ू--माघ-यत्‌ | कुन्द रूता का 
फूल । 

माहक्ष (म्वा० पर० मांक्षति ) कामना करना, इच्छा करना 
लालसा करना । 

साहुलिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [ मंगल-+-ठक्‌ | 
. शुभ, मंगलूसचक, भाग्यवान--म॒ृदमस्य मांगलिक- 
तृयकृतां ध्वनय: प्रतैनरनवप्रमपाम--कि० ६।४ 
महाबी ० ४।३५, भामि० २।५७ 2. सौभाग्यशाली । 

माड़ूल्य (वि०) [ मड्भूल+ष्यञ | शुभ, सोभाग्यसचक 
--श० ४॥५,--ल्यम्‌ . मांगलिकत्ता, समद्धि, कल्याण, 
सोभाग्य 2. आशीर्वाद, शभकामना 3. पव॑, त्यौहार 
कोई भी शुभ कृत्य । सम०-- मदड्भः शुभ अवसरों पर 
बजाया जाने वाला ढोल--उत्त र ० ६।२५ । 

साच: | मा--अच्‌-+क | सड़क, माग । 

माचल:ः [ मा-+-चल--अच्‌ ] . चोर, लटेरा 2. मगर- 
मच्छ । 

माविका [ मा--अज्च -+क-+कन्‌ --ठाप 
मक्‍्खी । 

माड्जिष्ठ (वि०) (स्त्री०--ष्ठी) [ मण्जिष्ठया रक्‍तम्‌ 
अण्‌ ] मज़ीठ को भांति लाल,-ष्ठम्‌ लाल रंग । 

माडिजिष्ठिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ मडिजिष्ठा +ठक | 
मजीठ के रंग से रंगी हुई--उत्तर० ४।२०, महावी० 
१।१८ । 

माठरः [ मद--अरन, तत:ः अण्‌ | १. व्यास का नाम 
2. ब्राह्मण 3. शोंडिक, कलवार, शराब खींचने वाला 
4. सय का एक सेवक । 

माठी (स्त्री०) कवच, जिरहबख्तर । 

माड: (पुं०) 4. विशेष ज्ञाति का वृक्ष 2. तील, माप । 

सादि: (स्त्री०) | माह -+क्तिन्‌ | . किसलय (जो 


इत्वम्‌ | 


( ७९१ ) 


अभी खुला न हो) 2. सम्मान करना 3. उदासी, 
खिनन्‍नता 4. निर्धनता 5. क्रोध, आवेश 6. बस्त्र की 
किनारी या झालर ( घोट) 7. दुहरा दाँत 

माणव: [ मनोरपत्यम्‌ अणू, अल्पार्थ णत्बम ] . लड़का, 
बालक, छोकरा, बच्चा 2. छोटा मनुष्य, मुण्डा 
(तिरस्कार सूचक) 3. सोलह (बीस) लड़ियों की 
मोतियों की माला । 

माणवकः | माणव-+कन्‌ | . लड़का, बालक, बच्चा, 
छोकरा (प्रायः तिरस्कारसूचक के रूप में प्रयक्त) 
2. छोटा मनुष्य, बौना, मुंडा-- मायामाणवकं हरिम्‌ 
---भाग० 3. मूर्ख व्यक्ति 4. छात्र धर्मशास्त्र पढ़ने 
वाला, विद्यार्थी 5. सोलह (या बीस) लड़ियों की 
मोतियों की माला । 

साणवोन (वि०) | माणवस्येदं खझञा | बालकों जैसा, 
बच्चों जेंसा | 

साणव्यम्‌ [माणवानां समूह: यत्‌| बच्चों या छोकरों की 
टोली । 

माणिका [मान्‌-- घज्ण_ नि० णत्वम्‌--कन्‌--टाप इत्वम] 
एक विशेष बाट (आठ पल वजन के बराबर) या 
तोल । 

सामणिक्यम्‌ [ मणि-|-कत्‌+-ष्यझा_] छाल । 

साणिक्या [माणिक्य -टाप्‌ ] छिपकली । 

साणिदन्धमू, समाणिमन्थम्‌ [मणिबंध (मन्ध) --अण] सेंघा 
नमक । 

साण्डनिक (वि०) (स्त्री०--की) [मण्डन-|-ठक] किसी 
प्रान्‍्त पर शासन करने वाला या उससे सम्बन्ध रखने 
वाला,---कः प्रान्त का शासक, राज्यपाल । 

मातजः | मतद्भस्य मुने रयम्‌ अण | . हाथी--शि० १।६४ 
2. नीचतम जाति का पुरुष, चाण्डाल 3. किरात, भील 
पहाड़ी या बबर 4. (समास के अन्त में) कोई भी 
सर्वोत्तम वस्तु--उदा० बलाहक मातंग:। सम० 
-दिवाकरः: एक कवि का नाम,--नक्र: हाथी जैसा 
विशाल मगरमच्छ--रघु ० १३।११ । 


सातरिपुरुष: [अल॒क समास] “वह जो घर में अपनी माता 
के सामने ही अपनी शूरवीरता जताता हो' डरपोक, 
कायर, शेखीखो रा, बजदिल । 

सातरिव्वन (पुं०) [मांतरि अन्तरिक्ष श्वयति व्घ॑ते 
श्विकनिन्‌ डिच्च, अलुक्‌ स०] वाय--पुनरुषसि 
विविक्तं: मातरिश्वावचण्य॑ ज्वलयति मदनारग्नि 
मालतीनां रजोभि: -शि० ११।१७, कि० ५।३६ | 

मातलिः |मतलस्यापत्यं पुमानू--मतल--इज्ण ] इन्द्र के 
सारथि का नाम । सम० - सारथिः इन्द्र का विशेषण । 

माता [मान्‌ पूजायां तृच न लोप: | माता, माँ । 

मातामहः [मात्‌ +-डामहच्‌ | नाना, -- हौ (द्वि० व०) नाना 
नानी,--हो नानी । 


मातुलः [मातुर््राता - मात-+डलच्‌ | 


माति: (स्त्री०) [मा--क्तिन| . माप 2. चिन्तन, विचार, 


प्रत्यय । 

4. सामा->->भग ० 
१।२६ मनु० २१३०, ५१८१ 2. धतूरे का पौधा 
3. एक प्रकार का साँप | सम० - पुत्रकः . मामा का 
बेटा 2. घत्रे का फल । 

मातुलड्भः दे० मातुलिग: । 

मातुला, मातुलानी, मातुली [मातुल-+-टाप्‌, डीष, वा, पक्षे 
आनुक च] . मामी, मामा की पत्नी--मनु ० २।१३१, 
याज्ञ ० २।२३२ <. पटसन । 

मातुलिज्भ, मातुलुज्धः [मातुल-+गम्‌-खच्‌, मुम्‌, पृषो० 
साध: |] एक प्रकार का नींबू का वक्ष-- (भुवो ) भागाः 
प्रेंखितमातुलक़ब॒तयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌ू-मा० 
६। १९,--गम््‌ इस वृक्ष का फल, चकोतरा । 

मातुलेयः (स्त्री--यी) [मातुल--छ, मातुली--ढक्‌ वा | 
मामा का पुत्र । 

मात (स्त्री०) [मान्‌ पूजायां तृच्‌ न लोपः] . माँ, माता 
-मातृवत्परदारेष्‌ यः पश्यति स पश्यति, सहस्न॑ तु पितृन्‌ 
माता गौरवेणातिरिच्यते _ सुभा० 2. माता (आदर 
तथा वात्सल्य सूचक )--मातलेक्षिम भजस्व कंचिदपरम्‌ 
-भ्त्‌ ० ३६४, ८७, अयि मातदेंवयजनसंभवे देवि 
सीते - उत्तर ४ 3. गाय 4. लक्ष्मी का विशेषण 
5. दुर्गा का विशेषण 6. अन्तरिक्ष, आकाश 7. पृथ्वी 
8. देव माता-मातृभ्यो बलिमपहर--मृच्छ० १ (ब० 
व०) देव माताओं का विशेषण, जो शिव की परि- 
चारिका कही जाती हैं परन्तु बहुधा स्कनन्‍्द की परिचर्या 
में लिप्त रहती हैं (ये गरिनती,में आठ हँ--ब्राह्मी 
माहेश्वरी चंडी वाराही वेष्णवी तथा, कौमारी चंव 
चामुंडा चिकेत्यष्टमातर: | कुछ के मत में वह केवल 
सात हँं--ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वष्णवी तथा, 
माहेन्द्री चेव वाराही चामंडा सप्त मातरः । कुछ लोग 
इनकी संख्या १६ तक बतलाते हें)। सम०--केशट: 
मामा,-गण: देव माताओं का समूह,-गन्धिनी विपरीत 
स्वभाव वाली माता,--गामिन्‌ (षुं०) माता के साथ 
गमन करने वाला,-मगोत्रम्‌ मातृकुलू,---घश्तः, 
--घातकः,--घातिन (पुं०), - ध्तः माता की हत्या 
करने वाला,--घातुकः व. मातृहन्ता 2. इन्द्र का 
विशेणब,---चक्रम देवमाताओं का समूह,- देव (वि० ) 
जो माता को ही अपना देवता मानता हूँ, माता को देवता 
की भांति पूजने वाला,--नन्‍्दनः कातिकेय का विशेषण, 
पक्ष--(वि०) मातृक़ुल से संबद्ध, (-क्ष:) मामा, 
नाना आदि,--पित्‌ (द्वि० व०) (मातापितरो या 
मातरपितरो ) माता-पिता,-परत्रौ (मातापुत्रो) मां 
और बेंटा,--पूजनम्‌ देवमातृकाओं को पूजा,--बन्धु:, 
बान्धव: मातृकुल के संबंधी--रधु० १२।१२, (ब० 


है. 


मातक ( 


सात्र (वि०) (स्त्री०--न्ना, 


( ७९२ ) 


व०) मातृकुल के रिश्तेदारों का समह, वे ये हँ-मात्‌ 
पितु: स्वसु: पुत्रा मातुर्मातु: स्वसु: सुता: मातुर्मातुल- 
पुत्राइच विज्ञेया मात॒बांघवा:, - मण्डलम देवमात॒काओं 
का सम ह, -मात (स्त्री०) पार्वती का विशेषण,-मख 
मूर्ख व्यक्ति, भोंदु,--यज्ञ: देवमातृकाओं के निभित्त 
किया गया यज्ञ,-वत्सलः कातिकेय का विशेषण,-स्वस 
(स्त्री०) (मातष्वस या मातुःस्वस ) माता की बहन, 
मौपी,-स्वसेयः (मातृष्वसेय:) माता की बहन का 
पुत्र (यो) मौसी की पुत्री, इसी प्रकार मातष्व- 
स्रीय:--या । 

) [मातृ+ठजा] 4. माता से आया हुआ, 
या उत्तराधिकार में प्राप्त--मातृक च धनरूजित॑ 
दघत्‌--रघृ० ११।६४, ९० 2. माता संबंधी,-- कः 
मामा, -का ॥. माता 2. दादी 3. घात्री, दाई 4. स्रोत, 
मूल 5. देवमातका 6. अक्षरों मं लिखे हुए कुछ 
रेखाचित्र जो जादू की शक्ति रखने वाले कहे जाते 
है 7. इस प्रकार प्रयथक्‍्त की गई वर्णमाला (ब० व०)। 


) |मा--त्रन ] (इतनी माप 
का जितना कि इतना ऊंचा लंबा या चौड़ा जितना 
कि” “वहाँ तक पहुँचता हुआ जहाँ तक कि” अर्थों को 
प्रकट करने के लिए संज्ञाओं के साथ जोडा जाने 
वाला प्रत्यय, जैसा कि ऊरुसात्री भित्ति: (इस अर्थ 
में समास के अन्त में "मात्रा' शब्द का प्रयोग भी 
चिन्तनीय हैँ, दे० नी०),---त्रमूं ।. एक माप (चाहे 
वह लम्बाई, चोड़ाई, ऊँचाई की हो; चाहे डीलडोल 
स्‍थान, दूरी या संख्या को हो, प्रयोग वह॒धा समास 
के अन्त में उदा० अंगलिमात्रम अंगलि के बराबर 
चौड़ाई; किचिन्सातन्नं गत्वा कुछ दूरी, क्रोशमसाज्ने एक 
कोस को दूरो पर रेखामात्रमपि रेखा तककीचौड़ाई 
भी, इतनी चौड़ाई जितनी कि एक रेखा की होती 
हैं;:::रघ० १।१७, इसी प्रकार क्षणमात्रम निमिषमा- 
त्रम एक क्षण का अन्तराल, हतम्ात्रम सख्या में सो 
गजमसात्रम इतना ऊँचा या बड़ाजितना कि हाथी 
तालमाजत्र, यवमात्रम्‌ आदि 2. किसी चीज का पूरा 
माप, वस्तुओं को पूर्ण समष्टि, राज्षि - जीवमात्र या 
प्राणिमात्रम जीवधारियों प्राणियों का समस्त सम दाय, 
मनष्यमात्रोीं मत्य:, प्रत्यंक मनष्य मरणशील हे 
5$किसीचोज का सामान्य माप, केवरू एक बात का 
उससे अधिक नहीं, इसका अनवाद प्रायः 'केवल 
'सि्फ' या “भी, ही' आदि शब्दों से किया जाता हं; 
-जातिमात्रेण हि० १।५८, केवल जाति से; टिट्भ- 
मात्रेण समद्रों व्याकुलीकृत:--२।१४९, केवल टिटहरे 
के द्वारा, वाच।मात्रण जप्यसे--श० २, केवल वाणी 
दारा इसी प्रकार अथमात्रम, संमानमात्रम---पंच० 
१।८३, क्तान्त शब्दों के साथ जड़ कर 'मात्र' शब्द 


का अन्‌वाद जज्योंही ही आदि हूं, विद्धमात्र:--रघु ० 
५।५१, ज्योंही वह वेधा गया त्योंहीं “बींघे जाने 
पर ही, भुकतमात्रे, खाने के बाद ही, प्रविष्टमात्र 
एव तत्रभवति -श० ३ आदि 


सात्रा [ मात्र|-टाप्‌ | . माप-देखो “मात्रम' ऊपर 
मापदंड, मानक, नियम 3. सही माप 4. माप की 

इकाई, एक फुट 5. क्षण 6, कण, अण्‌ 7. भाग, अंश 
>सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगी रवात्‌ू-रघ्‌ ० ३।११ 8. अल्पांश 
अल्प परिमाण, छोटी माप -- दे० मात्र (३) 9. अर्थ, 
महत््व--राजेति कियती मात्रा--पंच० १।४०, “राजा 
किस अर्थ का हैं, क्या महत्त्व हें उसका अर्थात में 
उसे कोई महत्त्व नहीं देता--कायस्थ इति लघ्वी मात्रा 
म० १ 0, धन, संपत्ति 3. (छनन्‍्द: शास्त्र में) एक 
मात्रा का क्षण, हस्व स्वर को उच्चारण करने में लगने 
वाला काल ?2. तत्त्व 3. भौतिक संसार, भूतद्रव्य 
4. नागरी के अक्षरों का ऊपरी (अतिरिक्त) भाग, 
अर्थात्‌ मात्रा 5. कान की बाली 6. आभूषण, अलं- 
कार । सम०--छन्दस, आधघधोमात्रा का क्षण, - छन्‍्दस्‌, 
--वत्तम, वह छंद जिसका-विनिमय मात्राओं को 
गिनती के आधार पर होता हँ--उदा ० आर्या,-भस्त्रा 
बटवा,-- सड्भ: गाहुंस्थ्य सामग्री या संपत्ति में आसवित 
या अन राग---मन ० ६।५७,-सम्रक: एक प्रकार के छेंदों 
का सम ह॒ दे० परिशिष्ट १,-- स्पशे: भोतिक संपर्क 
भौतिक तत्त्वों के साथ इन्द्रियों का संयोग, - भग० 
२। १४ । 

सात्रिका [ मात्रा|-टक्‌-+टाप्‌ | मात्रा, या छन्‍्दः शास्त्र 
का ह्ृ॒स्वस्वर के उच्चारण में लगन वाला क्षण 
(>-्मात्रां) | 

मात्सर (वि०) (स्त्री० री), मात्सरिक (थधि०) 
(स्त्री० - की) [ मत्सर-+अण्‌, ठक वा ] डाह करने 
वाला, ईष्यालि, विद्वंषी, अस॒याय्‌ क्‍त । 

मात्सयंम [ मत्सर-/ष्यझ ] ईर्ष्या, डाह. असूया, विहंष 
--अहो वस्तुनि मात्सयंम्‌- कथा० २१४९, कि० 
२।५३ । 

मात्स्यिक: [| मत्स्य +-ठक ] मछवा, माहीगीर । 

माथ: | मथ+घञा | !. बिलोना, मंथन, विलोडन करना 
2. हत्या, विनाश 3. मार्ग, सड़क । 

मायर (वि०) (स्त्री०--री) [ मथुरा-| अण्‌ |. मथुरा 
से आया हुआ 2. मथरा में उत्पन्न 3. मथुरा म रहने 
वाला । 

साद: | मद--घछ्ा ] . नशा, मस्ती 2. हष॑, खुशी 
3. घमंड, अहंकार । 

मादक (थ्ि०) (स्त्री०--दिका) | मद्‌-|णिच्‌+पण्वुल | 
!. नशा करने वाला, उन्मत्त बनाने वाला, बंहोश 
करन वाला 2. आनन्ददायक,---नः जलकुबकुट । 


( ७९३ ) 


मादन (वि०) (स्त्री०--नो) [मद--णिच्‌--ल्यट] नशे 
में चूर करन वाला--दे० मादक--नः 7. कामदेव 
2. धत्रा,--नम्‌ . नशा करना 2. आनन्द देना, 
उल्लास देना 3. लोंग । 

सादनीयम्‌ [ मद--णिच्‌--अनीयर | एक नशीला पेय । 

मादृक्ष (वि०) (स्त्री०--ली), मादश्‌ (वि०) भादश 
(वि०) ट६((्त्री०--ज्ञो) [ अस्मद-+दश --क्स 
( क्विप, कृज्ज वा) मदादेश:, आत्वम्‌ ] मेरी भांति 
मुझसे मिलता जलता--प्रवत्तिसारा: खल मादथां 
गिर: -कि० १।२५, उत्तर० २, उपचारो नेव कल्प्य 
इति तु मादशा:--रस० । 

साव्रक: [ मद्र +-वद्य | मद्र देश का राजकुमार । 


साद्रवतों | मद्र/मतृुप, वत्वम्‌ अण डीप, | पाण्ड की 
द्वितीय पत्नी का नाम । 

माद्री | मद्र/अण्‌-डीत्‌ ] पाण्ड की द्वितीय स्त्री का 
नाम । सप्ृ०-ननन्‍्दनः नकुल ओर सहदेव का विशेषण, 
--पतिः पाण्ड का एक विशेषण । 

साद्रेयः [ माद्री-- ढक | नकुल और सहदेव का बिशेषण । 

माधव (वि०) (स्त्री०--वी) | मधघ्‌-+-अणू, विष्णपक्षे 
माया लक्ष्म्या: धव: ष० त० | 4. मध को तरह मीठा 
2. शहद से बना हुआ 3. वासन्‍्ती 4. मघ दंत्य के 
वंशजों से संबंध रखने वाला,--वः कृष्ण का नाम 
--राधामाधवयोज॑यन्ति यमनाकले रहः केलय:-गीत ० 
१, माधवे मा कुछ मानिनि मानमय 2. कामदेव का 
मित्र बसन्‍त ऋतु--स्मर परयत्सुक एप माघव:--कु० 
४२८, स माधवेनाभिमतेन सख्या (अनुप्रयातः) ३। 
२२३ 3. वशाख मास -भास्करस्य मधमाधवाविव 
“रघ० ११।७ 4. इन्द्र का नाम 5. परशराम का 
नाम 6. यादवों का नाम (ब० ब०) -शि० १६५२ 
7. मायण का पुत्र एक प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता, सायण और 
भोगनाथ इसके भाई थ, लोगों की मान्यता ह कि 
माधव पन्द्रहर्वीं शताब्दी में हुआ। यह बहुत ही 
प्रसिद्ध विद्वान था, कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना का 
श्रेय इसे प्राप्त हे । एंसा माना जाता ह कि सायण 
और माधव दोनों ने मिल कर संयकक्‍त रूप से चरों वेदों 
पर भाष्य लिखा--श्रुतिस्मतिसदाचा रपालको माघवों 
ब॒ध:, स्मात॑ व्याख्याय सर्वार्थ द्विजा्थ श्रोत उद्यतः । 
ज० न्‍्या० वि० | सम०--वलली -- माघवी दे०,--श्री 
वसनन्‍्त कालीन सोन्दय । 


माधवकः | माघव--व॒ृझ_ | एक प्रकार की नशीली शराब 
(मध से बनाई गई) । 

माधविका [माधवी --कन्‌ -- ठापू, हस्व| माधवी लता । 

.. >-माधविका परिमलललिते -गीत० १। 

माधवी [मध्‌--अण्‌ --डीप | 7. कन्दयक्त खांड 2. शहद 

से बनाया हुआ एक प्रकार का पेय 3. बासंती लता 


१०० 


जिसके सुगंधि श्वेत फल आते हैं--पत्राणामिव 
शोषणेन मरुता स्पष्टा लता माघवी--श० ३।१० 
मेघ०ण ७८ 4. तुलसी 5. कृट्टिनी, दृती। सम० 
-“ लता वासंती लता, बनम्‌ माघवी लताओं का 
उद्यान । 

माधवीय (वि०) [माघव--छ | माधवसंबंधी । 

माधकर (वि०) (स्त्री०-री) [मघकर--अण्‌| भोरे से 
संबद्ध या मिलता-जलता, जंसा कि 'मांधकरी वृत्ति: 
मं,-- री . घर २ जाकर भिक्षा मांगना, जिस प्रकार 
भमधमक्खी एक फल से दूसरे फल पर जाकर मध 
एकत्र करती हूं 2. पाँच भिन्न २ स्थानों से प्राप्त 
भिक्षा 

माधरम [मधर--अण | मल्लिका लता का फल । 


माधरी [माघर-डीप। (. मिठास, मघर या मजेदार 
स्वाद वदने तव यत्र माघरी सा--भामि० २।१६१, 
--कामालसस्वर्वामाधरमाधरीमधघरयन्‌ वाचां विपाको 
मम--४।४२, २७।४३ 2. खींची हुई शराब । 

माधुयम्‌ [ मघुर--ष्यञा | . मिठास, सुहावनापन-- मा घ॒ये- 
मीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम,--रघ० १८।१३ 2. आकर्षक 
सोंदय, उत्कृष्ट सौन्दय,-रूपं किमप्यनिर्वाच्यं तनोंर्मा 
घयमच्वते 3. (काव्य० में) मिठास, (मम्मट के 
अनसार) काव्य रचताओं में पाये जाने वाले तीन 
मुख्य गुणों में से एक--चिक्तद्रवीभावमयों ह्वादो 
माधुयमुच्यते--स/० द० ६०६, दे० काव्य० ८ भी । 

साध्य (* ) [मध्य--अण | केन्द्री, मध्यवर्ती । 

माध्यन्दिन: [ मध्यंदिन-|-अण्‌] वाजसनंयिसंहिता की एक 
शाखा,-- नम शवलयजवंद की एक शाखा जिसका 
अनसरण माध्यंदिन करते ह । 

माध्यम (वि०) ((्त्री०-भी) [मध्यम--अण्‌]| मध्यवर्ती 
अंश से संबद्ध, केन्द्रीय, मध्यवर्ती,बिल्कुल मध्य का । 

माध्यमक (वि०) (स्त्री०-मिका), माध्यमिक (वि०) 
(स्त्री ०-की) [मध्यम--व॒झा, ठक वा] मध्यवर्ती, 
केन्द्रीय । 

साध्यस्थं, साध्यस्थ्यमू [मध्यस्थ--अणू, ष्यञा वा| 
. निष्पक्ष 2. तठस्थता, उदासीनता-अम्यर्थनाभ ज्भ- 
भयन साधूर्माध्यस्थ्यमिष्टेध्प्यवलंबतेड्थें--कु० १॥५२, 
3. मध्यस्थीकरण, बीचबचाव करना । 

माध्याद्बोक (वि०) टए(स्त्री०-की) [मध्याह्न-+ठक | 
दोपहर से संबंध रखने वाला । 

माध्व (वि०) ((स्त्री०-ध्यी) [मध--अण ] मधुर, मीठा, 
--ध्यः [मध्व-)-अण | मध्वाचार्य का अनयायी,-- ध्वी 
एक प्रकार की शराब जो मध्‌ से तैयार को 
जाती है । 

माध्वोकम्‌ [मधनता मध्‌कपुष्पेण निर्वेत्तम--ईकक | एक 
प्रकार की शराब जो मघक वक्ष के फूलों से 


( ७९४ ) 


तंयार की जाती है-- चचाम मधघ्‌ माध्वीकम्5-भट्ठि 

१४॥९४ 2. अंग्रों से खींची हुई शराब--साध्वी 
माध्वीकचित्ता न भवत्ति भवतः--गीत० १२ 
( >मघो--टी ०) 3. अंग्र। सम०--फरलूम्‌ एक 
प्रकार का नारियल । 


सान्‌ ! (म्वा० आ० 'मन्‌! का इच्छा०- मीमांसते) 


] (म्वा० पर०, चरा० उभ०८-'मन्‌ का प्रेर० ) 


सानः [ मन्‌-+घञा _] आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, सादर 


विचार-मानद्रविणाल्पता-पंच० २।१५९, भग० ६।७, 
इसी प्रकार 'मानधन' आदि 2. गवें (अच्छ भाक में ) 
आत्मनिभं रता, आत्मप्रतिष्ठा---जन्मिनो मानहीनस्य 
तृणस्य च समागति: - पंच० १।१०६, रघु० १६।८१ 
3. अहंकार, घमण्ड, अवलेप, आत्मविश्वास 4. सम्मान 
की आहत भावना 5. ईर्ष्याय क्त क्रोष, डाह के कारण 
उद्दीप्त रोष (विशेषतः स्त्रियों में ), क्रोध, -- मंच मयि 
मानमनिदानम--गीत ० १०, माधवे मा कुर मानिनि 
मानमय--९, शि० ९।८४, भामि० २।५६--नम्‌ 
4. मापना 2. माप, मापदण्ड 3. आयाम, संगणना 
4. मापदण्ड, मापने का डंडा, मानदण्ड 5. प्रमाण 
सत्ताधिकार, प्रमाण या प्रदरंन के साधन,--ये5मी 
माघयाज:प्रसादा रसमात्रधमंतयोक्तास्तेषां रसघमंत्वे 
कि मान॑म्‌ -- रस०, माताभावात्‌, (विवादास्पद भाषा 
में बहुधा प्रयक्त) 6. समानता, मिलना-जुलना । सम० 
---आसकत ( वि०) दर्पवान्‌, अहंकारी, धमंडी,-उच्नति 
(सत्री०)) बहुत आदर, भारी सम्मान, -- उन्मादः 
घमंड का नाश,--कलह:,--कलिः ईष्यॉयुक्‍त क्रोघ से 
उत्पन्न झगड़ा,--क्षतिः (स्त्री ० )--४ड्भर/--हानिः 
(स्त्री०) सम्मान को क्षति, दीनता, अपमान, अप्र- 
तिष्ठा,-प्रन्यि: सम्मान या गवे की क्षति--द (वि०) 
. सम्मान करने वाला 2. घमंडी,--दण्डः मापने का 
डंडा, गज-- स्थित: पृथिव्या इव मानदण्ड:--कु० १।१, 
धन (वि०) सम्मातरूपी धन से समृद्ध--महो जसो 
मानघना धनाचिता: कि० १।१९,--घानिका ककडी, 
-परिखण्डनम मानघ्वंस, दीनता,-भड्ठ दे० 'मानक्षति 
>-महत (वि०) गौरव से समृद्ध, अत्यंत दर्वीला 
--कि जीण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसर: कैसरी-भत्तें० 
२।२९,--योगः माप तोल की ठीक रीति--मन ० 
९।३३०,--रन्ध्रा एक प्रकार की जलमड़ी, एक छिद्र- 
यकक्‍त जलकलश जो पानी में रखा हुआ शने: शने 
भरता रहता है, उसी से समय की माप की जाती 
है,-सत्रम !. मापते की डोरी 2. (सोने की ) जंजीर 
जो शरोर में पहनी जाय, करघनी । 


सान:शिल (वि०) [मन:ःशिला--अण्‌ ] मंनसिल से युक्त । 
सानतं,-ना [मान्‌--ल्यट, स्त्रियां टाप च) 4. सम्मान 


करना, आदर करना 2. ह॒त्या--शि० १६।२ । 


माननोय 


वि०) [मान--अनीयर्‌] सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, प्रतिष्ठित होने का अधिकारी (संबं० के 
साथ )-मेनां मृनीनामपि माननीयाम्‌ू--कु० १।१८, 
रघ्‌ृ० १।११ | 


मानव (वि०) (स्त्री०--बी) [मनोरपत्यम्‌ अण्‌] मन्‌ से 


संबंध रखने वाला, या मन के वंश मे उत्पन्न --मान- 
वस्य राजषिवंशस्य प्रसवितारं सवितारम--उत्तर ० 
३, मन्‌ु० १२।१०७ 2. मानवसंबंधी,--वः . मनृष्य 
आदमी, इंसान,--मनोवंशो मानवानां ततोथ«्य॑ प्रथितो5- 
भवत, ब्रह्मक्ष त्रादयस्तस्मान्मनो जॉतास्तु मानवा:-महा ० 
मन्‌० २।९, ५।३५ 3. मनष्यजाति (ब० व० ),-वम्‌ 
एक विशेष प्रकार का दंड। सम०--इरद्व ,-- देवः, 
--पतिः मनष्यों का स्वामी, राजा, प्रभ०-रघ० 
१४। ३२---धमंश।/स्त्रम मनसंहिता, मनस्मति,-- राक्षस 
मनष्य के रूप में राक्षस या पिशाच - तेई5मी मानव- 
राक्षसा: परहित॑ स्वार्थाय निष्नन्ति य>भतं ० २।७४ । 


मानवत (वि०) [मान+मतुप, वत्वम्‌ ] घमंडी, अहंकारी 


अभिमानी, दपंवान, -ती घमंडी या दर्पद्धित स्त्री 
(ईर्ष्या के कारण कद्ध ) । 


मानव्यम्‌ [मानव-|-यत्‌[ (माणव्यम्‌ भी) लड़कों का समूह । 
मानस (वि०) (स्त्री०-सो) [मन ए 


भनस इंद वा 
अण्‌ | . मन से संबंध रखन वाला, मानसिक, आत्मिक 
(विप० शारीरिक) 2. मन से उत्पन्न, इच्छा से 
उदित--कि मानसी सष्टि:--श० ४, कु० १।१८, 
भग० १०।६ 3. केवल मनसा विचारणीय, कल्पनीय 
4. उपलक्षित, ध्वनित 5. मानस” सरोवर पर रहने 
वाला,--सः विष्ण का एक रूप,--सम्‌ , मन, हृदय 
--सपदि मदनानलो दहति मम मानसम--गीत ० १०, 
अपि च मानसमण्डनविधि:-- भामि ० १।११३, मानस 
विषयेविना (भाति) ११६ 2. कलाश पव॑त पर 
स्थित एक पुनीत सरोवर-कंलाशशिखरे राम मनसा 
निर्मितं सरः, ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभनन्‍्मानसं सरः । 
राम० (कहा जाता हैं कि यह सरोवर ही राजहं जहूंसों 
की जन्मभमि हूँ, राजहंस प्रतिवर्ष प्रसवकाल के आरंभ 
होने के अवसर पर या बरसाती हवाओं के आगमन 
प्र इस सरोवर के तट पर आ विराजते हें-मेघ- 
इयामा दिशो दृष्टवा मानसोत्सकर्चेतस(म, कजित॑ 
रांजहंसानां नेदं नुपुरशिडझ्जितम -- विक्रम ० ४। १४, १५, 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानस संनिक्ृष्टं नाध्यास्यन्ति 
व्यपगतमचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हुंसा:-- मेघ० ७६ दे० मेघ ० 
११, घट० ९ भी) रघु० ६॥२६, मेघ० ६२, भाभमि० 
१।३ 3. एक प्रकार का नमक। सम०-आलय: 
राजहंस, मराऊ,--- उत्क (वि०) मानसरोवर जाने के 
लिए उत्सुक मेघ० ११,--ओकस,--चारिन (पुं०) 
राजहंस--जन्मन्‌ (पूं०) 3. कामदेव 2. राजहंस । 


( ७९५ ) 


सानसिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [मनस--ठज्ा] मन से 
उत्पन्न, मन सम्बन्धी, आत्मिक,--कः विष्ण का 
विशेषण । 

मानिका [मन्‌-णिच्‌+ण्वल--टापू, इत्वम]| . एक 
प्रकार की खींची हुई शराब 2. एक प्रकार का तोल । 


मानित (भू० क० कृ०) [मान--इतच्‌ | सम्मानित, आदर- 
प्राप्त, प्रतिष्ठित । 

मानिन्‌ (वि०) [मान्‌-णिनि] 4. मानने वाला, समझने 
वाला, अभिमान करने वाला (समास के अन्त में) 
जैसा कि 'पंडितमानिन' में 2. सम्मान करने वाल|, 
आदर करने वाला (समास के अन्त में) 3. अभिमानी 
घमण्डी. आत्माभिमानी-पराभवोष्प्यत्सव एव 
मानिनाम--कि० १।४१, परवद्धिमत्सरि मनो हि 
मानिनाम-शि० १५।१ 4. आदरणीय, अतिसम्मानित 


-भट्ठि ० १९।२४ 5. अवज्ञापूर्ण, क्रोधयुक्त, रुष्ट (पुं०) 
नी . आत्माभिमानिनी स्त्री, दढ संकल्प वाली, 


सिह, 
पक्के निश्चयवाली, गवंयकत (अच्छे अर्थों में )-चतुददि- 
गीशानवमत्यमानिनी -- कु० ५॥५३, रघ० १३।३८ 
2. कुपित स्त्री, (ईर्ष्यायक्त गव॑ के कारण) अपने 
पति से रुष्ट---माधवे मा कुछ मानिनि भानमयें-गीत ० 
१, कि० ९।३६ 3. एक प्रकार का सुगन्धयुक्त या 
महकदार तौधा । 

मानष (वि०) (स्त्री०--षो) [मनोरयम्‌ अण, सुक्‌ च | 
. मनुष्य की, मानवी, इंसानी --मानुषी तनुः, मानुषी 
वाक्‌ - रघ० १॥६०, १६।२२, भग० ४१२, ९।११, 
मन० ४।१२४ 2. कृपाल, दयाल,--षः . मनृष्य 
मानव, इंसान 2. मिथन, कन्या और तुला राशियों का 
विशेषण,-शी स्त्री,---षम्‌ . मनृष्यत्व 2. मानव प्रयत्न 
या कर्म । 

सानषक (वि०) (स्त्री--कौ) [मानृष-कन्‌| मनुष्य 
सम्बन्धी, इंसानी,म रणशील, मत्य । 

मांनष्यम, सानष्यकम [मनृष्य---अणू, वन्‌ वा| 4.मानव 
प्रकृति, मनष्यत्व, इंसानियत 2. मनृष्य जाति, मानव- 
संतति 3. मानवसम॒दाय । 

मानोज्ञकम [मनोज्ञ +-वञ | सौन्दय, प्रियता, मनोहरता । 

मान्त्रिकः [मन्त्र ठक | वह जो मंत्र-तंत्र से सुपरिचित हूं, 
जादूगर, बाजीगर, ऐन्द्रजालिक । 

माथन्येम [ मन्थर--ष्यञा] . मन्थरता, मन्दता, अकमंण्यता 
2. दुबेलता । 

सान्दार:, मान्दारवः [मन्दार--अण्‌] एक प्रकार का वृक्ष । 

मान्धम्‌ [मन्द--ष्यज] 7. मन्दता, सुस्ती, मन्थरता 
2. जड़ता 3. दुबंछता, निर्बेल स्थिति, अग्निमांथय 

विराग, अनासक्ति 5. रोग, बीमारी, अस्वस्थता । 

मान्धात (पुं० ) [मां घास्यति--माम्‌ -- थे तृच| युवनाश्व का 

पुत्र एक सूयंवंशी राजा (जो पिता के पेट से उत्पन्न 


हुआ था), ज्योंही वह पेट से बाहर निकला कि 
ऋषियों ने पूछा 'कम्‌ एप घास्यति', इस पर इन्द्र 
नीचे उतरा और उसने कहा “मां धास्यति”, इसीलिए 
वह बालक "मांधातृ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

सान्मथ (वि०) (स्त्री०--थी) [मन्मथ--अणृ] काम से 
संबंध रखने वाला या काम से उत्पन्न--अचायकर 
विजयि मान्मथमावीरासीत्‌ू--मा० १।२६, २।४ । 


मान्य | (वि० )[मान्‌ अर्चायां कमंणि ण्यत्‌] . मान करने के 
योग्य, आदरणीय---अहमपि तव मान्या हेतुभिस्तेश्च 
तेश्च--मा० ६।२६ 2. आदर किये जाने के योग्य 
सम्माननीय, श्रद्धंय-- रघु० २।४५, याज्ञ ० १११ । 

मापनम्‌ (मा--णिच्‌ -ल्यूट, पुकागम:] 4: मापना 2. रूप 
बनाना, बताना,-- नः तराजू । 

मापत्यः [मा विद्यते अपत्यं यस्य | कामदेव । 

सास (वि०) (स्त्री०--मी ) [मम इदम्‌---अस्मद्‌ -|- अण 
ममादेश: | . मेरा 2. (संबोधन में) चाचा । 

मामक (वि० ) (स्त्री०-मिका ) [अस्मद--अणू, ममकादेशः | 
मेरा मेरे पक्ष से संबंध रखने वाला,--मामकाः पाण्ड- 
वाइचव किमकुवत सञ्जय--भग० ११ 2. स्वार्थी, 
लालची, लोभी, -- कः . कंजूस 2. माया । 

मामकीन (वि०) [ अस्मद--खच्‌, ममकादेश: | मेरा 
->यो मामकीनस्य मनसो द्वितीयम निबंधनमं--मा० २, 
भामि० २।३२, ३।६। 

साथः | माया अस्ति अस्य--माया--अच्‌ ] 4. जादूगर, 
बाजीगर, एन्द्रजालिक 2. राक्षस, भत प्रेत । 


साथा | मीयते अनया--मार--+-य-+टाप्‌ बा० नेत्वम | 
). धोखा, जालसाजी, कपट, घतंता, दाँव, यक्ति, चाल 
--पंच० १।३५९ 2. जादूगरी, अभिचार, जादू-टोना 
इन्द्रजाल--स्वप्नो न माया न मतिभ्रमो न-श०» 
६।७ 3. अवास्तविक या मायावी बिब, कल्पनासष्टि 
मनोलीला, अवास्तविक आभास, छाया--मायां मयो- 
'द्वाव्य परीक्षितोंसि--रध० २।॥६२, प्रायः समास के 
प्रथम पद के रूप में प्रयक्‍त होकर 'मिथ्या' आभास 
'छाया अथ को प्रकट करता हं--उदा० मायावचनम्‌ -: 
मिथ्या शब्द, मायामृग आदि 4. राजन तिक दांवपेंच 
चाल, यूक्ति, कूटनीति की चाल 5. (वेदान्त० में) 
अवास्तविकता, एक प्रकार की आन्ति जिसके कारण 
मनष्य इस अवास्तविक विश्व को वास्तविक तथा 
परमात्मा से भिन्‍न अस्तित्ववान समझता हे 
6. (सांख्य० में) प्रधान या प्रकृति 7. दुष्टता 8: दया, 
करुणा 9. बद्ध की माता का नाम । सम०--आचार 
 घोखे से काम करने वाला, -- आत्मक (वि०) मिथ्या 
आन्तिमान्‌,-- उपजीविन्‌ . (ब०) जालसाजी और 
कपटपूर्ण जीवन बिताने वाला--पंच० १२८८, 
--कारः, जीविन (प०) जादूगर, बाजीगर 


( ७९६ ) 


--4ः मगरमच्छ,-देवी बुद्ध की माता का नाम, सुत 
बुद्ध,--घर (वि०) कपटपूर्णे, श्रमात्मक,-पढठु (वि०) 

घोखा देने में कुशछ, जालसाज, ठग,---प्रयोग 
. घोखा, जालसाजी या दाँवपेंच का प्रयोग 2. जादू का 
प्रयोग, -- मंगए[_वि० ) मिथ्याहरिण, भ्रमात्मक या 
छाया म॒ग, - यंत्रम जादू-टोना,-- योग: जादू करना 
---वचनम्‌ झू० या कपटपूर्ण शब्द,--वाद: भ्रान्ति का 
सिद्धांत इस सिद्धान्त के अनुसार सारी संष्टि मिथ्या 
समझी जाती हूं, ब॒द्धवाद, -- बिद्‌ (वि०) कपट जाल 


रखने म॑ कुशल, या जादू को कला,- सुतः बुद्ध का 
विशेषण । 
मायाबत्‌ (वि०) [ माया--मतुप्‌ ] 4. कपटपुृ्ण, जाल- 


साज 2. अ्रान्तियक्त, अवास्तविक, श्रभोत्पादक 
3. इन्द्रजाल की कला में कुशल, जादू की शक्ति लगाने 
वाला --पं ० कस का विशेषण,--ती प्रद्यम्न की पत्नी 
का नाम । 


मायाविन्‌ (वि०) [ माया अस्त्यर्थ विनि | . घोखेबाजी 
या चाल से काम लेने वाला, कटयक्ति का प्रयोग 
करने वाला, घोखेबाज, जालसाज-त्रजान्त ते मढघियः 
पराभवं भवन्ति मायाविषय न मायिन/ततकि० १।३० 
2. जादू के काय में कुशल 3. अवास्तविक, श्रान्ति- 
जनक, (पुं०) ऐन्द्रजालिक, जादूगर 2. बिल्ली, नपुं० 
माजफल । 


मायिक (वि०) [ माया+-ठन्‌ ] 4. कपटमय, जालसाज 
2. भ्रान्तिमानू, अवास्तविक, - कः जादूगर, - कम्‌ 
माजूफल । 

मायिन (वि०) [ माया+इनि ] दे० मायाविन्‌,-पुं० 


]. बाजीगर 2. घ॒तं, ठग 3. ब्रह्मा या काम का 
नामान्तर । 

मायः [ मि+उण | . सूय 2. पित्त, पत्तिक रस (इस 
अर्थ में नपुं० भी) । 

मायर (वि०) (स्त्री० --रो) [ मयर--अण ] 4. मोर 
से संबंध रखने वाला, या मोर से उत्पन्न होने वाला 
2. मोर के पंखों से बना हुआ 3. (गाड़ी की भांति) 
मोर द्वारा खींचा जाने वाला 4. मोर को प्रिय, -- रम्‌ 
मोरों का समह । 

मायरक:, मायरिक: [ मयर-+-व॒ज्य , ठक वा ] मोर पक- 
डने वाला । 

सार: | म्‌+ंघवञ्ा ] 4. हत्या, वध, कतलर --अशेषप्राणि- 
नामासीदमारो दहशय वत्सरान -> राजत० ५॥६४ 
2. बाधा, विघध्न, विरोध 3. कामदेव,-श्यामात्मा 
कुटिल: करोतु कबरीभारोषपि मारोद्रमम्‌ - गीत० ३ 
(यहाँ 'मारका मुख्य अर्थ 'हत्या हैं )--नाग० १॥१ 
4. प्रेम, प्रणयोन्‍्माद 5. घत्रा 6. अनिष्ट, (बौद्धों के अनू- 
सार) विनाशक | सम०- अद्ुः (वि०) 'प्रेमचिद्वित 


प्रेम के संकेत करने वाला-माराडू रतिकेलिसंकुल- 
रणारम्भ--गीत० १२,--अभिभ्‌ (भ:ः ? ) बद्ध का 
विशषण,--अरि:-- रिपु शिव,--आत्मक (वि०) 
हत्यारा--कथं मारात्मके त्वयि विश्वास: कतंव्य: 
--हि० १,--जित्‌ (पं०) 7. शिव का विशषण 
2. घ॒ुद्ध का विशषण । ह 

सारक: [म-णिच्‌ -ण्वल] 4. कोई घातक रोब, महामारी 
2. कामदेव 3. ह॒त्या करने वाला, विनाशकर्ता 
4. वाज | 

मारकत (वि०) (स्त्री०-ती) [मरकत--अण] पन्ने से 
सबद्ध,--काच: काञचनसंसर्गाद्धेतों मारकतीं यतिम 
-हि ० प्र०-४२१॥। 

मारणम [म--णिच --ल्यट | . हत्या, वध, कतल, विनाश 
“पशुमारणकमंदारुण:--श० ६।१ 2. शत्रु का विनाश 
करने केलिए किया गया जादूटोना 3. फूंकना, राख 
कर देना 4. एक प्रकार का विष । 

मारि: (स्त्री०) [मृ+-णिच--इन्‌] 4. धातकरोग, महा- 
मारी 2. हत्या, बर्बादी, विनाश । 

मारिच (वि०) (स्त्री० -चो) [मरिच--अण] मि का 
बना हुआ । 

समारिष: [मा रिष्यति हिनस्ति--मा--रिष--क]) किसी 
मुख्य पात्र को सूत्रधार द्वारा नाटक में संबोधित करन 
के लिए सम्मानयक्त रीति, आदरणीय, श्रद्धेय--दे० 
उत्तर० १, मा० १ | 

मारी [मारि--डीष | 4. प्लेग, घातक रोग, संक्रामक रोग 
2. घातक या मारक रोगों की अधिष्ठात्री देवता 
दुर्गा । 

मारोचः (पुं०) 4. ताडका ओर सुन्द राक्षस की सन्तान, 
मारीच नाम का राक्षस। यह स्वर्णमंग का रूप 
घारण करके राम को सीता से दूर भगा ले गया 
जिससे कि रावण को सीता का अपहरण करने का 
अवसर मिल गया 2. एक विशाल या राजकीय 
हाथी 3. एकार का पौघा,--त्रम मिच की झाड़ियों 
का संग्रह । 


मारुण्ड: (पृं०) . सांप का अण्डा 2, गोबर 3. पथ, मार्ग, 
सड़क । 

मारुत (वि०) (स्त्री०-ती) [मरुत्‌ +-अण्‌] . मरुत्‌ 
संबंधी या मरुत से - उत्पन्न होने वाला 2. वाय से 
संबंध रखने वाला, वायवी, हवाई,--त: 4. हवा-रघु० 
२।१२, ३४, ४॥५४, मनु० ४॥१२२ 2<. वायु का 
देवता, पवन की अधिष्ठात्री देवता 3. ववास लेता 
4. प्राण, शरीर के तीन मूल रसों (वात, पित्त, कफ) 
में से एक 5. हाथी की संड,--तम्‌ स्वाति नाम का 
नक्षत्र। सम०-अशनः स॑| - 
--सुनुः . हनमान्‌ के विशेषण 2. भीम के विशेषण । 


( ७९७ ) 


मारुति: [मरुतोध्पत्यम्‌ू--इज्यू | 4. हनुमान का विशेषण 
-7रघु० १२।६० 2. भीम का विशेषण । 

माकड:, मार्कण्डेय: [मुकण्डो: अपत्यम्‌ू--अण्‌, मृकण्ड -|-ढक ] 
एक प्राचीन ऋषि का नाम। सम०--पुराणम 
(इस ऋषि द्वारा प्रणीत) एक पुराण । 

माग । ( म्वा० पर०, चुरा० उभ» मार्गति, मा्गे- 
यति-ते) 4. खोजना, ढूंढना 2. तलाश करना, पीछे 
पड़ना 3. प्राप्त करने का प्रयत्न करना, कोशिश करते 
रहना---आत्मोत्कष न मार्गेत परेषां परिनिन्दया, स्वगु- 
णरेव मार्गेत विप्रकर्ष पृथग्जनात्‌---सुभा ० 4. निवेदन 
करना, प्रार्थना करना, याचना करना--वरं वरेण्यो 
नृपतेरमार्गीत्‌ _ भरट्टि. ११२, याज्ञ ० २।६६, 
5. विवाह के लिए मांगना । 
॥ (चुरा० उभ० मार्गयति- ते) 4. जाना, हिलना- 
जुलना, 2. सजाना, अलंकृत करना । परि-, खोजना, 
ढूंढना । क्‍ 

माग: | मार्ग +घजा ) 4. रास्ता, सड़क, पथ (आलं० 
भी ) - अग्निशरणमार्गमादेशय--श ० ५, इसी प्रकार 
“विचारमार्गप्रहितिन चेतसा-कु ० ५४२, रघ्‌० २।७२ 
2. क्रेम, रास्ता, भूखंड (जो पार कर लिया गया 
हो ) - वायोरिम॑ परिवहस्थ. वदन्ति मार्गम--श० 
७।७ 3. पहुँच, परास--कि० १८।४० 4. किण, 
ब्रणचिक्न -रघु० ४॥४८ १४।४ 5. ग्रहपथ 6. खोज, 
पूछताछ, गवेषणा 7. नहर कुल्या, जलमार्ग 8. साधन, 
रीति 9. सही मार्ग, उचित पथ - सुमार्ग, अमार्ग 
0. पद्धति, रीति, प्रणाली, क्रम, चलन-शांति"-रघु ० 
७।७१, इसी प्रकार कुल” शास्त्र) धर्म० आदि 
. शैली, वाक्यविन्यास--इति वंदर्भमार्गस्य प्राणा दश 
गुणा: स्मृता:--काव्या ० १।४१, वार्चा विचित्रमार्गा- 
णाम्‌-१।९ 42. गुदा, मलद्वार 43. कस्तूरी 44. 'मग- 
शिरस्‌ नाम का नक्षत्र 5. मार्गशीष का महीना। 
सम०---तोरणम्‌ सड़क पर बनाया गया उत्सवसचक 
महराबदार द्वार---रघु० ११५, - दश्कः पथप्रदर्शंक, 
-भैनुः,--धनुकस्‌ चार कोस की दूरी, “बन्धनम्‌ 
रोक, आड़,--रक्षकः सड़क का रखवाला, सड़क पर 
पहरा देने वाला,--झ्योधकः दूसरे के लिए मार्ग 
प्रशस्त करने वाला, - स्थ (वि०) यात्रा करने वाला, 
बटोही,--हम्यंम्‌ राजपथ पर बना हुआ महलू। 

सागकः [मार्ग+-कन्‌ | मार्गशीर्ष का महीना । 

मार्गणस्‌,--णा [मार्ग +ल्यूट] 4. याचना करना, प्राथना 
करना, निवेदन करना 2. खोजना, तलाश करना, 
ढूंढना 3. गवेषणा करना, पूछताछ करना, जांचपड़ताल 
करना,--णः 4. भिक्षक, अनुनय विनय करने वाला, 
साधु 2. बाण--दुर्वारा: स्मरमार्गणा:--काव्य ० १०, 
अभंदि तत्तादृगनज्मार्गरणयंदस्य पौष्पे रपि धैयंकव्न्चुकम 


+ने० १।४६, विक्रम १७७, रघु० ९॥१७, ६५ 
3. पांच की संख्या । 

सार्गशिरः मार्गशिरस, (पुं०) सार्गशी्ष: [मृगशिरा-|-अण, 
मृगशीर्ष -|- अण्‌ | (नवंबर और दिसंबर में पड़ने वाला) 
हिन्दुओं का नवां महीना जिसम कि पूर्णचन्द्रमा मृग- 
शिरस नक्षत्र में विद्यमान हे । 

मा्गशिरी, मारगंशीर्षो [मार्गंशिर--डीष, मार्गशी्ष-|-डीप ] 
मार्गशी्ष के महीने में आने वाली पृर्णमासी का दिन । 

मागिकः [म्‌गान्‌ हन्ति--मृग--ठक्‌ ] 4. यात्री 2. शिकारी । 

मागित (भू० क० क्ृ०) [मार्ग +कक्‍्त] 4. खोजा हुआ, 
ढूढा हुआ, पूछताछ किया हुआ, 2. जिसके पीछे २ 
फिरा गया हो, अभीष्ट, निवेदित । 

समाज (चुरा० उभ० मार्जयति-ते) 4. निर्मेल करना, 
स्वच्छ करना, पोंछना--तु ० मृजू 2. ध्वनि करना । 


मसाज: [मृज्‌ (मार्ज वा)-घज्ा] 4. स्वच्छ करना, निर्मल 
करना, घोना 2. धोबी 3. विष्ण का विशेषण । 

साजक (वि०) (स्त्री -जिका) [मृज्‌ू-+ण्बूल] स्वच्छ 
करने वाला, निर्मल करने वाला, धोंने वाठा । 

माजन (वि०) (स्त्री०--नी! स्वच्छ करने वाला, निर्मल 
करने वाला,--नम्‌ ।. स्वच्छ करना, साफ करना, 
निर्मेल करना 2. पोंछ देना, रगड़ कर मिटा देना 
3. साफ कर देना, पोंछ डालना 4. उबटन से मल मल 
कर शरीर स्वच्छ करना 5. हाथ से या कुशा से शरीर 
पर जल के छींट डालना,--नः लोप्रवक्ष, -ना 
. स्वच्छ करना, निर्मल करना, साफ करना 2. ढोल 
की आवाज-मायूरी मदयति मार्जना मनांसि-मालवि० 
१।१८,--नौ बुहारी, लंबी झाड़ या ब्रश । 


मार्जार: (लः) - बिलाव --कपाले मार्जार: पय इति 
करॉललेढडि शशिन:ः - काव्य ० १० 2. गंधमार्जार । 
सम०--कणष्ठः मोर,-- करणम्‌ एक प्रकार का मैथुन या 
रतिबन्ध । 

सार्जारकः . बिलाव 2. मोर । 

सार्जारी . बिल्ली 2. मुझक बिलाव, ओतु 3. कस्तूरी । 

मार्जारीय: . बिलाव 2. शद्र। 

साजितम्‌ (भू० क० कृ०) . स्वच्छ किया हुआ, मल-मल 
कर मांजा हुआ, निमल किया हुआ 2. बृहारा हुआ, 
झाड़ या ब्रश से साफ किया हुआ 3. अलंकृत किया 
हुआ । 

माजिता दही में चीनी और मसाले डाल कर बनाया गया 
स्वादिष्ट पदार्थ, श्रीखंड । 

मातंण्ड: 4. सूय--अयं मातंण्ड: कि स खल तुरग: सप्तभि- 
रित:--काव्य ० १०, उत्तर० ६।३ 2. मदार का 
पौघा 3. सूअर 4. बारह की संख्या ('मातंण्ड' भी ) । 

सातिक (वि०) (स्त्री०--की) मिट्टी का बना हुआ, 
मिट्टी का,--कः 4. एक प्रकार का घड़ा 2. घड़े का 


( ७९८ ) 


ढेक्कन, पाली,--कम्‌ मिट्टी का लौंदा -गरुसघ्य हरि- 
णाक्षी मातिकशकलनिहन्तुकामं माम्‌ू--भाभि० 
२॥।४५९ | 

मात्येम - मरणशीलता । 

मार्ट ड्र:-ढो लकिया, मृदंग बजाने वाला,-गम नगर, कस्बा । 

मार्देड्धिकः -मदंग बजाने वाला, ढोलकिया 

सादवम्‌ - मृदुता (शा० और आलं०) लचोलापन, दुबे- 
लता --अभितप्तमयो5पि मार्देवं भजते क॑व कथा शरी- 
रिष --रघ्‌ृ० ८।४३, 'मृद्‌ हो जाता हैँ, स्वशरीर- 
मांद वम्‌ - कु० ५११८ 2. नरमी, कृपा, कोमलताए 
उदारता--भग० १६।२ । 

मादक (वि०) (स्त्री० -की) -अंग्रों से बनाया हुआ, 
--कंस शराब--शि० ८।३० । 


मासिक (वि०)--गहरी अन्‍न्तदुंष्टि रखने वाला, तत्त्व 


सौन्दर्यादिक से पूर्ण परिचित, ( - मर्मज्ञ दे० )-मामिक: 
को मरन्दानामन्तरेण मधब्रतम -भामि० १।११७, 
९|८, ४४० । 


मार्ष:-दे० 'मारिष' | 

माधष्टिः (स्त्री०) स्वच्छ करना, 
निर्मल करना । 

साल: . बंगोल के परिचम या दक्षिण-परि्चिम में एक 
जिले का नाम 2. एक बवर जाति का नाम, पहाड़ी 
3. विष्णु का नाम,--लम॒व. मंदान 2. ऊँची भूमि 
उठी हुई या उन्‍नत की हुई भूमि (मालमन्नतभत- 
लम ) क्षेत्रमारुद्य मालम -- मेघ० १६ (शैलप्रायमुन्न- 
तस्थलूम -मल्लि०) 3. घोखा, जालसाजी । सम०» 
--चक्रकम्‌ कूल्हे का जोड़ । 

सालकः: . नीम का पेड़ 2. गाँव के पास का जंगल 
3. नारियल के खोल से बना पात्र,-- कम्‌ माला । 

मालतिः, - ती (स्त्री०) (सुगंधित रवेत फलों से यक्‍त) 
एक प्रकार की चमेली--तन्मन्ये क्वचिदज्भ भू ड्वतरुणे- 
नासवादिता मालती--गण ०, जालकर्मालतीनामम्मेघठ 


मलमलकर मांजना, 


९८ 2. मालती का फल - शिरसि बकुलमालां माल- ' 


तीभि: समेतां--क्र्तु० २।२४ 3. कली, सामान्य फल 
4. कन्या, तरुणी 5. रात 6. चांदनी । सम०-शक्षारकः 


सुहागा, - पत्रिका जायफल का छिल्का,--फलम्‌ जाय- 
फल, - माला मालती या चमेली के फलों की माला । 
मालय (वि०) (स्त्री० -यी) मलय पव॑त से आने 


वाला,--पयः चंदन की लकड़ी । 
मालवः . एक देश का नाम, प्ृृध्यभारत में क्तंमान 
मालवा 2. राग का नाम, या स्वरग[ग्राम की रीति, 
--वाः (ब० व०) मालवा प्रदेश के अधिवासी । 
सम ०-अधोश:ः-६इ्नद्रः---नपति: मालवा का राजा । 
मालवक:ः -. मालव वासियों का देश 2. मालवा का 
निवासी । 


मालसोी --एक पौध का नाम । 

माला---. हार, स्रज, गजरा-- अनधिगतपरिमला5डपि हि 
हरति दर्श मालतीमाला--वास० 2. रेखा, पंक्ति, 
सिलसिला, श्रेणी या तांता--गण्डोडडीनालिमाला 
--मा० ११, आबद्धमाला:-मेघ० ९ 3. समह, 
झरमट, समल्‍्चय 4. लड़ी, कण्ठहार-- ज॑सा कि 'रत्न- 
माला में 5. जपमाला, जंजीर--जंसा कि “अक्षमाला 
में 6. लकीर, लहर, कौंध जसा कि तडिन्माला और 
विद्यन्माला' में 7. विशेषणों का सिलसिला 
8. (नाटक में) अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए नाना 
वस्तुओं का उपहार | सम० - उपभा उपमा का एक 
भंद जिसमें एक उपमेय की अनंक उपमानों से तुलना 
की जाती है --उदा० अनयनेव राज्यश्री्देन्यनेव मन- 
सविता, मम्लौ साथ विषादेन पद्चिनीव हिमाम्भसा 
--काव्य० १०,-- करः, - कार: . हार बनाने वाला, 
फूल-विक्रता, माली,--कृती मालाकारो बकुलमपि 
कुआपि निद्ध -भामि० १।५४, पंच० १२२० 2 
मालियों की एक जाति,-स्णम्‌ एक प्रकार का सुगंधित 
घास,-- दौपकम्‌ दीपक अलंकार का एक भेद, मम्मट 
ने इसकी परिभाषा बताई हं--मालादीपकमा चेद्य- 
थोत्तरगणावहम -- काव्य ० १०, उदा० देखे उसी स्थान 

पर । 


मालिफ: . फलों का व्यापारी, माली 2. रंगने बाला, 
रंगरेज । 

मालिका . माला 2. पंक्ति, रेखा, सिलसिला 3. छड़ी, 
कृण्ठहहार 4. चमेली का एक प्रकार 5. अलसी 
6. बेटी 7. महल 8. एक प्रकार का पक्षी 9. मादक 
पेय । 

मालिन (बि०) . माला पहनने वाला 2. (समास के 
अन्त में) मालाओं से सम्मानित, हारों से सुशोभित 
गजरों से लपेटा हुआ -समृद्रमालिनी पृथ्वी, अंशु- 
मालिनू, मरीचिमालिनू, ऊमिमालिन्‌ आदि, - नपुं० 

फलमालीएहार बनाने वाला, -- नी. . फूलमालिन, 

हार बनान वाले की पत्नो 2. चम्पा नगरी का नाम 
3. सात वर्ष की कन्या जो दुर्गा पृजा के उत्सव पर दुर्गा 
का प्रतिनिधित्व करे” 4. दुर्गा का नाम 5. स्वरगंगा 
6. एकछंदका नाम - दे० परिशिष्ट १। 


सालिन्यम्‌ . मेलापन, गंदगी, अपविक्रता 2. मलिनता, 
दूषण 3. पापपूर्णता 4. कालिमा 5. कष्ट, दुःख । 

मालः (स्त्री०)) . एक प्रकार की लता 2. एकस्त्री | 
सम ०--घानः एक प्रकार का साँप । 

मालूर: . बल का वक्ष 2. कंथ का वक्ष । 

मालेया बड़ी इलायची । 

माल्य (वि०) हार के उपयक्त या हार से संबद्ध,-- ल्यन्त 

हार, गजरा--माल्यन तां निर्वेचन॑ जघान - कु० 


( ७९९ ) 


७।१९, कि० १।२१ 2. फूल--भग० ११११, मनु ० 
४७२ 3. सुमिरनी या शिरोमाल्य। सम० - आपण: 
फलों की मंडी,-- जीवकः फ्लमाली, मालाकार,-पुष्प: 
पटसन,--वत्ति: फूलों का व्यापारी । 

माल्यवत््‌ (वि०) माला धारण किए हुए, हारों से सुशो 
भित (पूं०) . एक पव॑त या पवतश्यखला का नाम 
“उत्तर ० १।३३, रघृ० १३।२६ 2. सुकेतु का पुत्र एक 
राक्षस) (माल्यवान्‌ रावण का मामा और मंत्री था 
उसकी बहुत सी योजनाओं में वह सहायता देता था 
अपने पूृवंकाल में घोर तपस्या द्वारा उसन ब्रह्मा को 
प्रसन्‍न किया । इसके फलस्वरूप उसके लंकाद्वीप की 
सृष्टि की गई । कुछ वर्षों वह अपने भाइयों समेत 
वहाँ रहा, परन्तु बाद में उसने लंका को छोड़ दिया। 
कुबेर ने फिर लंका पर अपना अधिकार कर लिया। 
उसके पश्चात्‌ फिर जब रावण ने कुबेर को निवर्सित 
कर दिया तो माल्यवान्‌ फिर अपने बंध-बांधवों समेत 
वहाँ आ गया ओर बरसों रावण के साथ रहा ) 

माल्लः एक प्रकार की वर्णसंकर जाति । 


माललवी कुश्ती या मक्केबाजी की प्रतियोगिता । 

साषः . उड़द (एक वचन पोध के अथ में तथा ब० व० 
फल या बीज के अर्थ में) - तिलेम्य: प्रतियच्छति 
माषान्‌ -सिद्धा० 2. सोने की एक विशेष तौल, माशा 
--माषो विशतिमो भाग: पणस्यथ परिकीतित:-या- 
गृञ्जाभिदंशभिर्माषः 3. मूर्खे, बदध। सम०- अदः, 
--आदः कछवा-- आज्यम्‌ धी के साथ पकाय॑ हुए 
उड़द, आहाः घोड़ा, - ऊन (वि०) एक माशा कम, 
- वर्धेक: सुनार । 

माधषिक (बि०) (स्त्री० - को) एक माशे के मल्य का । 

माधीणम, माष्यम्‌ - उड़दों का खेत | 


मास (पं०) >-मास दे० (पहले पांच बचनों में इस शब्द 
का कोई रूप नहीं होता, द्वि० वि० के द्वि० ब० के 
पदचात्‌ विकल्प से 'मास के स्थान मे “मास आदेश 
हो जाता हैं) 

मास:, ससम-महीना (यह चांद्र, सौर, सावन, नाक्षत्र या 
बाहस्पत्य में से कोई भी हो सकता हे )-न मासे प्रति 
पत्तासे मां चेन्मर्तासि मेथिलि--भटद्ठगि० ८॥९५, 
2. बारह कीं संख्या । सम० - अनुमासिक (वि०) 
प्रतिमास होने बाला,-- अन्तः अमावस्या का दिन, 
--आहार ( वि० ) मास में केवल एक बार खाने वाला, 
--उपवासिनी 4. पूरा महीना भर उपवास रखनेवाली 
स्‍त्री 2. कुद्धिनी, लम्पट या दुश्चरित्र स्त्री (व्यंग्योक्ति- 
पृवक ),-- कालिक (वि०) मासिक,--जात (वि०) 
एक मास का, जिसको उत्पन्त हुए एक महीना हो 
चुका हैं, -ज्ञः एक प्रकार का जलकुक्कुट,--देय 
(आि०) जिसे महीने भर में चुकाना हो,--प्रमित 


अमावस्या या प्रतिपदा का चंद्रमा,--प्रवेशः महीने का 
आरम्भ,--भानः वष । 

मसासक: महीता । 

मासरः उबले हुए चावलों की पीच, माँड । 

मासल:ः वर्ष । 

सासिक (वि०)८ (स्त्री०--की) !. महीने से संबंध रखने 
वाला 2. प्रतिमास होने वाला 3. एक महीने तक 
रहने वाला 4. एक महीने मे चुकाया जाने वाला 
8. एक महीने के लिए नियक्त,-कम्‌ प्रत्यंक मृत्य तिथि 
को किया जाने वाला श्राद्ध (मनृष्य के मरन के प्रथम 
वर्ष में ) --पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहाय विदुबंधा: । 

सासीन (वि०) 4. एक मास की आयू का 2. मासिक । 

मासुरी दाढ़ी । 

माह (म्वा० उभ० माहति-- ते) मापना । 

माहाकुल (वि०) (स्त्री०--ली), माहाकुलीन (वि०) 
(सत्री--नी) . सत्कुलोत्पन्न, उत्तम कुल का, नामी 
घराने या प्रख्यात कुल का । 

माहाजनिक (वि० स्त्री०--की ), माहाजनीन (वि०) 
(स्त्री०--नी) [. सौदागरों के लिए उपयकत 
2. महाजनोचित, बड़े आदमी के योग्य । 

माहात्मिक (वि०) (स्त्री०--की ) उन्नत-मना, उदाराशथ, 
उत्तम, महानभाब, यशस्वी । 

माहात्म्यम . उदाराशयता, महानुभावता 2. ऐश्वय, 
महिमा, उत्कृष्ट पद 3. किसी इष्ट देव या दिव्य 
विभति के गण, या एसी कृति जिसमें इस प्रकार के 
देवी देवताओं के गणों का वर्णन दिया गया हो--जंसा 
कि देवीमाहात्म्य, शनिमाहात्म्य आदि । 


माहाराजिक (वि०) (स्त्री०--को) सम्राट के उपयक्त, 
साम्राज्यसंबंधी, राजकीय या राजोचित । 

माहाराज्यम्‌ प्रभुता । 

माहारास्ट्री दे० महाराष्ट्री । 

माहिरः इन्द्र का विशेषण । 

साहिष (वि०) (स्त्री--षी) भंस या भंसे से उत्पन्न या 

प्राप्त, जेसा कि 'माहिषं दधि । 

माहिषिकः (. भैंस रखने वाला, ग़्वाला 2. असती या 
व्यभिचारिणी स्त्री का यार--माहिषीत्यच्यते नारी या 
च स्थाद व्यभिचारिणी, तां दष्टां कामयति य:ः स व 
माहिषिक: स्मृत:---कालिका पुराण 3. जो अपनी पत्नी 
की वेश्यावत्ति पर निर्वाह करता है -महिषीत्यच्यते 
नार्या भोगेनोपाजितं धनम्‌, उपजीवति यस्तस्या: स वे 
माहिषिक: स्मृत:---वि० पु० पर श्रीघर ० । 

माहिष्मती एक नगर का नाम, ह॒हय राजाओं की कुल- 
क्रमागत राजघानी --रघ्‌० ६।४३ । 

माहिष्यः क्षत्रिय पिता और वश्य माता से उत्पन्न एक मिश्र 
या वर्णसंकर जाति । 


.[([ ८०० ) 


माहेन्द्र (व०) (स्त्री०--द्वी ) इन्द्र से संबंध रखने वाला 
-कु० ७।८४, रघु० १२।८६,--ड्री 4. पू्व दिशा 
2. गाय 3. इन्द्राणी का नाम । 

माहेय (वि०) (स्त्री०--यो ) भौतिक,-- यः 4. मंगल ग्रह 
८, सगा । 

माहेयो गाय । > 

महेश्वरः शिव की पूजा करने वाला । 

मिं (स्वा० उभ० मिनोति भिनुते -लोकिकसाहित्य में 
विरल प्रयोग ) . फेंकना, डालना, बखेरना 2. निर्माण 
करना (मकान) खड़ा करना 3. मापता 4. स्थापित 
करना 5. ध्यानपूव॑ंक देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना । 

मिच्छु (तुदा० पर० भिच्छति) . विध्न डालना, बाघा 
डालना 2. तंग करता । 


मित (भ० क० कृ०) ॥4. मापा हुआ, नपा तुला 2. नाप 
कर निशान लगाया हुआ, हृदबन्दी की हुई, सीमाबद्ध 
किया हुआ 3. सीमित, परिमित, मर्यादित, थोड़ा 
स्वल्प, बचा रखने वाला, सक्षिप्त (शब्द आदि) 
--पृष्टः सत्य॑ मित॑ ब्रते स भृत्योड्हों महीभूजाम-पंच ० 
१॥८७, रघृ० ९।३४ 4. मापने में, माप का (समास 
के अन्त में) जंसा कि 'प्रहवसुकरिचन्‍न्द्रमिते वर्ष अर्थात्‌ 
१८८९ 5. जांच पड़ताल किया हुआ, परीक्षित (दे० 
मा०) | सम०--अक्षर (वि०) ॥4. संक्षिप्त, नपा- 
तुला, थोड़े में, सामासिक--कु० ५१६३ 2. छन्दोबद्ध 
पद्मात्मक, - अर्थ (वि० ) नपे-तुले अर्थ वाला - आहार 
(ध्ि०) थोड़ा खाने वाला, (--र:) परिमित आहार, 
--भाषित्‌ू,--वाच कम बोलने वाला, नपेतुले शब्दों 
मे अपनी वात कहने वाला - महीयांस: प्रक्कृत्या 
मितभाषिण: - शि० २।१३ । 

मितद्धम (वि०) धीरे-धोरे चलने वाला--मः हाथी । 

सितम्पत्न (वि०) . नपा-तुला अन्न पकाने वाला, थोड़ा 
पकाने वाला 2. मितव्ययो, दरिद्र कंजूस । 

मितिः (स्त्री०) . नापना, माप, तोल 2. यथाय॑ ज्ञान 
3. प्रमाण, साक्ष्य । 

मित्र: !. सूये 2. आदित्य (इसका वर्णन प्रायः वरुण के 
साथ मिलता ह), त्रम 4. दोस्त--तन्मित्रमापदि 
सुख चर समक्रिय यत्‌ भतं० २।६८, मेघ० १७ 
2. मित्रराष्ट्र पड़ोसी राजा तु० 'मण्डल”'। सम० 
--आचारः मित्र के प्रति व्यवहार,--उदय: . सूरज 
का उगना 2. मित्र का कल्याण या समद्वधि,--कर्मन 
(नपुं०) -छार्यम्‌,--#त्यम्‌ मित्र का कार्य, मित्रता- 
पूर्ण काय या सेवा -रघु० १९।३१,--घ्न (वि०) 
विश्वासघाती, -द्रह, -द्रोहिन (धि०) मित्र से घणा 
करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला 
झठा या विश्वासघाती मित्र,---भावः मित्रता, दोस्ती 
““भेवः मंत्रीभग 


व्त्सल 


( वि० ) मित्रों के | 


प्रति कृपाल, शिष्टाचारयुक्त,-- हत्या मित्र का वध 
करना ॥ 

मित्रय (वि०) [. मित्रवत्‌ आचरण करने वाला, हितंषी 
2. स्‍नहशील, मिलनसार । 

सियथ्‌ (भ्वा० उभ० मेयति-ते) . सहकारी बनना 
2. एकत्र मिलाना, मैथून करना, जोड़ा बनाना 3. चोट 
पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना, वध करना 
4. समझना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, जानना 
5. झगड़ा । 

मिथस (अव्य०) . परस्पर, आपस में, एक दूसरे को 
-- मनु० २।१४७, (प्रायः समास में )--मिथः प्रस्थाने 
--श० २, मिथ: समयात -- श० ५ 2. गष्त रूप से 
व्यक्तिगत रूप से, चुपचाप, निजी रूप से -भत्‌ 
प्रसादं प्रतिपद्य मध्ना वक्‍त मिथः प्राक्रंमतवमेनम्‌-कु ० 
२।२, ६।१, रघ० १३।१ । 


सिथिलः एक राजा का नाम,--लाः (ब० व०) एक राष्ट्र 
का नाम,-ला नगर का नाम, विदेह देश की राजधानी । 
मिथनम . जोड़ा, दम्पती--मिथनं परिकल्पितं त्वया सह- 
कार: फलिनी च नन्विमो--रघ्‌० ८।६१, मेघ० १८ 
उत्तर ० २।६ 2. यमज, 3. समागम, संगम 4. मंथन, 
संभोग, सहवास 5. मिथून राशि 6. (व्या० में) उप- 
सगे से यकत धातु। सम०--भावः . जोड़ी बनाना 
जोड़ा बनने की स्थिति 2. संभोग,--ब्रतिन (वि०) 
सहवास करने वाला । 
सिथनेचरः चक्रवाक, चकवा--तु० 'द्वंद्वदर: । 
सिथ्या (अव्य०) 4. झठमठ, धोखे से, गलत तरीके से, 
अशुद्धता के साथ -बहुधा विशेषण का बल रखते 
हुए - मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेषपि यथा 
न॒मिथ्या - रघू० १८४२, यदुवाच् न तन्मिथ्या 
“7१७४२, मिथ्यव व्यसनं वदन्ति मगयामीदरिविनोद 
कृतः:--श० २।५ 2. विपयस्त रूप से, विपरीततया 
3. निष्प्रयोजन, व्यर्थ, निष्फलता के साथ--मभिथ्या 
कारयते चारघोंषणां राक्षसाधिप: --भट्ठटि . ८।४४, 
भग० १८।५९, सिथ्या वद (व्‌) मिथ्या कहना, 
झठ बोलना, मिथ्या कृ---., मिथ्या सिद्ध करना, सिथ्या 
भ---, झूठ निकलना, झठ होना, सिश्या ग्रह, गलत 
समझना, भूल होना या करना समास के आरंभ में 
प्रयक्‍त 'मिथ्या' का अनवाद 'झूठा असत्य, अवास्त- 
विक, झूठमठ, छलयक्त, जाली आदि राब्दों से किया 
जा सकता हैं। सम०--अध्यवसिति: एक अलंकार 
जिसमें किसी असंभव घटना पर आश्रित होने के 
कारण किसी वस्तु की असंभावत्ता की अभिव्यक्ति 
हो--किचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थ, मिथ्यार्थान्तरकल्पनम्‌ 
मिथ्याध्यवसितिवेश्यां वशयंत्‌ खस्नजं॑ वहन्‌--कुब० 
--अपवादः झठा आरोप--अभिषत्तम सूठी यक्ति 


( ८०१ ) 


--अभियोगः झूठा या निराधार आरोप,--अभिशंसनम्‌ 
झठा आक्षेप, मिथ्या दोषारोपण,---अभिज्ञापः . झूठी 
भविष्यवाणी 2. झठा या अन्याय्य दावा,--आचारः 
गलत या अन॒चित आचरण,--आहारः गलत भोजन 
--उत्तरम झठा या गोलमोरू जवाब,--उपचार 
बनावटी कृपा या सेवा,--कर्मन (नपु०) झूठा काय 
--कीपः,-- क्रोध: झूठ मठ का गस्‍्सा,--क्रयः सिथ्या 
मल्य, - ग्रहः, - प्रहणम्‌ समझने में भल होना, गरलूत 
समझना,---चर्या पाखंड,--शानम्‌॒ अशृद्धि 
गलतफहमी,--दर्शनम्‌ पाखंडधर्म, नास्तिकता, 
(स्त्री०) मतविरोध, नास्तिकता के सिद्धांन्तों को 
मानना,--पुरुष: छाया पुरुष,--प्रतिज्ञ (वि०) झूठी 
प्रतिज्ञा करने वाला, दगाबाज,--फलूसम काल्पनिक 
लाभ,---मतिः भ्रम, अशद्धि, त्र्टि,--बचनम--वाक्यम 
मिथ्यात्व, झूठ,--वार्ता झूठा विवरण,--साक्षिन (पुं०) 
झठा गवाह । 

मिद्‌ | (म्वा० आ०, दिवा०, चरा०, उभ० मेदते, मेद्यति-ते 
मेहयति --ते) 4. चिकना या स्निग्ध होना 2. पिघ- 
लना 3. मोटा होना 4. प्रेम करना, स्नेह करना । 
] (म्वा० उभ० मेदति--ते) दे० मिथ्‌ । 

मिठ्म . तन्द्रा, निठललापन, सुस्ती 2. जड़ता, निद्रालता, 
मन्दता (उत्साह की भी ) । 

समिन्‍्द्‌ ( भ्वा० चुरा० पर० मिन्दति, मिन्दयति ) दे० 
मिद्‌ ]. । 

मिन्व (म्वा० पर० मिन्वति) ॥. छिड़कना, तर करना 

2. सम्मान करना, पूजा करना । 

(तुदा० उभ० मिलति ते, सामान्यतः: मिलति 
मिलित ) !. सम्मिलित होना, मिलना, साथ होना 
--रुंगण्वतो मिलित: -- रत्न ० ४ 2. आना या परस्पर 
मिलना, सम्मिलित होना, इकटठ होना, एकत्र होना 
-“ये चान्ये सुहृद: समृद्धिसमय द्रव्याभिलायाकु 
लास्ते सवंत्र मिलन्ति हि० १।/२१०; याता: कि न 
मिलन्ति अमरू १०, मिलितशिलीमुख"'* “ गीत० 
१, स॒पात्रे समितोबज्न्यत्र भोजनान्मिलितो न य 
त्रिका० 3. मिश्वित होना, मिलना, संपक्क में आना 
->मिलति तब तोयमंगमद:-गंगा ० ७ 4. मिलना 
मकाबला करना (यद्धादि में) सघन होना, सटना 
5. घटित होना, होना 6. मिलना, साथ आ पड़ना -- 
प्रेर० मेलयति--तै, एकत्र लाना, इकटठ होना, सम्मेलन 
ब॒लाना । 


सिलनम्‌ _[. सम्मिलित होना, मिलना, एक स्थान पर 
एकत्र होना 2. मुकाबला करना 3. सम्पर्क, सिश्रित 
होना, संपक में आना --व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव 
कलयति मलयसमीरम्‌ --गीत० ४ । 

मिलित (भू० क० कृ०) . एक स्थान पर आया हुआ 


१०१ 


मिल 


८: नरक. दब ५७०++०+< -----०5:-०अ कह. िललत-न-----ननरनन<त 9393 ->८-<- ८८८८-८८ कस 5 


एकत्र हुआ, मकाबला किया गया, मिश्रित 2. मिला 
हुआ, मुठभंड़ हुई 3. मिश्रित 4. एक स्थान पर रकक्‍्खे 
हुए, सबको ग्रहण किया हुआ । 

: मधुमक्खी, भौरा--परिणतमकरन्दमा्िकास्ते 
जगति भवन्तु चिशयषों मिलिन्दा:-- भामि० १।८,१५॥। 


मिलिन्दक: ए'क प्रकार का साँप । 
मिज्ञ (म्वा० पर० मेशति) 4. शोर करना, कोलाहरू 


करना 2. कऋद्ध होना 


सिश्र॒ (चरा० उभ० मिश्रयति--ते- मिश्र" की ना० 


धा०) मिलाना, गड़ड़मड़ड करना, जोड़ना, घोलना 
संयक्‍क्त गरना, बढ़ाना-- वाच न मभिश्रयति यद्यपि में 

-श० १।३१, न मसिश्रयति लोचने -- भामि ० 
२११४० | 


मिश्र (वि०) (. मिला हुआ, घोला हुआ, गड्डमड्ड किया 


हुआ, मिलाया हुआ गद्य पद्मं मिश्र च तत्‌ त्रिधव 
व्यवस्थितम्‌ू--काव्या ० १११, ३१, ३२, रघु० १६ 
३२ 2. साथ लगा हुआ, संयक्‍त 3. बहुविध, नाना 
प्रकार का 4. उलझा हुआ, अन्तवलित (समास 
के अन्त में) मिश्रणसमेत, अधिकांशत: यकक्‍त,-- भ्रः 
. आदरणीय या योज्य व्यक्ति, यह शब्द प्राय: बड़े बड़े 
पुरुषों और विद्वानों के नार्मा से पूर्व लगाया जाता है 
-- आयमिश्रा: प्रमाणम्‌ - मालवि० १, वसिष्ठमिश्र:, 
मंडनमिश्र: आदि 2. एक प्रकार का हाथी, श्रस॒ 
, मिश्रण 2. एक प्रकार की मली, सलजम । सम० 
-जः खच्चर,--बवर्ण (वि०) मिश्रित रंग का 
(--णेम) एक प्रकार की काली अगर की लकड़ी 
--शब्दः खच्चर । 


सिश्रक (वि०) . मिश्रित, मड्ठमहु किया हुआ 2. फुटकर, 


--कः संयोजक 3. व्यापारिक वस्तुओं में मिलावट 
करने वाला,--कम्‌ खारी मिट्टी से पंदा किया गया 
नमक । 

मिश्रणम मिलाना, घोलना, संयक्‍्त करना । 

मिश्चित (भू० क० कृ०) 7. मिला हुआ, घ॒ला हुआ 
संयक्‍त 2. बढ़ाया हुआ 3. आदरणीय । 

मिथ | (तुदा० पर० मिषति) 4. आंख खोलना, झपकना 
2. देखना, विवशतापृर्वक देखना---जातवेदो मुखा- 
न्‍्मायी मिषतामाच्छिनत्ति न:---कु० २।४६ 3. प्रति- 
दंद्विता करना, होड़ लेना, प्रतिस्पर्धा करना, उद- 
, आर्खें खोलना--उन्मिषन्निमिषन्नपि--भग० ५॥९, 

(आँखों की तरह) खोलना-क%ु० ४॥२ 3. खुलना, 

खिलना, फुल्लित होना 4. उदय होना 5. चमकना, 
जगमगाना, नि---, आंखें मूंदना--भग० ५॥९। 
]! (भ्वा० पर० मेषति) आदे करना, तर करना, 
छिड़कना । 


सिथः प्रतिस्पर्धा, प्रतिदंद्विता,--षम्‌ बहाना, ठद्मवेष, धोखा, 


( ८०२ ) 


दांवपेंच, जालसाजी, झूठा आभास--बालमेनमेकेन 
मिषंणानीय--दश ०, (उत्प्रक्षा प्रकट करने के लिए 
बहुधा छल' की भांति प्रयक्त होता है )--स रोम- 
कपोघमिषाज्जगत्कृता कृताइच कि दृषणशून्यबिन्दव 
“न ० ११२१, वदने विनिवेश्यिता भजज्भी पिशनानां 
रसनामिषण घधात्रा--भामि० १।१११ | 

स्िष्ट (वि०) (. मघ॒र 2. स्वादिष्ट, मजेदार--कि मिष्ट- 
मन्न॑ खरसूकराणाम्‌, तु० व्हाई कास्ट पल्से बिफोर 
स्वाइन' ( शए 0880 0९878 76070 ॥॥6 
5फ़ा00 2) अर्थात्‌ बन्दर क्‍या जाने अदरक का 
स्वाद 3. तर किया हुआ, गीला किया हुआ,--प्टम्‌ 
मिष्टान्न, मिठाई । 

मिह (म्वा० पर० मेहति, मीढ) . मत्रोत्स्ग करना 
2. गीला करना, तर करना, छिड़कना 3. वीयपात 
करना । 

मिहिका पाला, हिम । 


सिहिरः !. सूय --मयि तावन्मिहिरो$पि निदयो5भत्‌-भामि ० 
२।३४, याते मय्यचिराजन्निदाघामिहिरज्वालाशत: शष्क- 
ताम--१।१६, नें० २।३६, १३।५४ ४. बादल 
3. चन्द्रमा 4. हवा, वाय 5. बढ़ा आदमी । 

मिहिराण: शिव का विशेषण । 

मी । (क्रया० उभ० मीनाति मीनीते, श्रंण्य साहित्य मं 
विरल प्रयोग) . मार डालना, विनाश करना, चोट 
पहुंचाना, है की चाना 2. घटना, कम करना 
3. बदलना, करना 4. अतिक्रमण करना 
उल्लंघन करना )! (भ्वा० पर० चरा० उभ० मयति 
माययति---ते) 4. जाना, हिलना-जलना 2. जानना 
समझना (गतिमत्योयें:) ॥0 (चरा० आ० मीयते) 
मरना, नष्ट होना । 

मीढ (भू० क० कृ०) ।[. मत्रोत्सष्टि, पेशाब किया गया 

(मत्र की भाँति) बहाया गया। 


सीढृष्टमः, सोढ्वस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण । 

मीनः । मंछली--सुप्तमीन इव कुदः---रघ० १।७३, मीनो 
न्‌ हन्‍त कतमां गतिमम्यपतु-भामि ० १।१७ 2. बारहवीं 
अर्थात मीन राशि 3. विष्ण का पहला अवतार दे० 
मत्स्यावतार । सम ०---अश्डस मछली का अंडा, मछली 
के अंडों का समह,--आधघातिन, घातिन्‌ (पुं०) 
4., मछवा 2. सारस,- आलयः समद्र,-कैतनः कामदेव 
--गन्धा सत्यवती का विशेषण--,गन्धिका जोहड़ 
पलल्‍्वल,-रडु:,-रड्ः रामचिरेया, बहरी (एक शिकारी 
पक्षी ) । 

सोनरः मगरमच्छ नाम का समद्री-दानव । 

मीसम (म्वा० पर० मीमति) 7. जाना, हिलना-जुलना 
2. शब्द करना । 

मोमांसकः व. जो अनुसंघान करता हूँ, पूछताछ करता हैं, 


अनुसवानकर्ता, परीक्षक 2. मीमांसादशंनशास्त्र का 
अन॒यायी । 
सीमांसनम्‌ अनुसंधान, परीक्षण, पूछताछ । 


मोभांसा गहन विचार, पूछताछ, परीक्षण, अनुसंघान,---रस- 
गज्भाधरताम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ - - रस०, 
इसी प्रकार दत्तक” अलंकार आदि 2. भारत के छ 
मख्य दशनशास्त्रों में से एक । (मल रूप से यह दो 
भागों में विभकत हें,--जमिनि द्वारा प्रवरतित पूर्वे- 
मीमांसा, और बादरायण के नाम से विख्यात उत्तर- 
मीमांसा या ब्रह्ममीमांसा । परन्तु इन दोनों दशनों में 
समानता की कोई बात नहीं हे । पृवमीमांसा तो 
मख्यतः वेद के कर्मकाण्डपरक मंत्रों की सही व्याख्या 
तथा वेद के मलपाठ के संदिग्ध अंशों का निर्णय करता 
हूँ । उत्तर मीमांसा मख्यतः ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
की स्थिति के विषय में बिचार करता हैँ । अत 
पृ्वेमीमांसा को केवल 'मीमांसा के नाम से तथा 
उत्तरमीमांसा को 'ेदान्त के नाम से पुकारते हं । 
उत्तरमीमांसा में जमिन्री के दशेनशास्त्र की उत्तराघंता 
की कोई बात नहीं हे, इसी लिए उसको अब एक 
पथक दशेन माना जाता ह ),--मीमांसाकृतमन्ममाथ 
सहसा हस्ती मनि जमिनिम-पंच० २।३३ । 


भोरः: . समद्र 2. सीमा, हद । 
मील (मभ्वा० पर०--मीलति, मीलित ) 4. अखिं मूंदना 
पलकों को बन्द करना, आँख झपकाना, झपकी---पत्रे 
विभ्यति मीलति क्षणमपि क्षिप्रं तदालोकनात्‌ _ गीत० 
१० 2. मंदना, (आँख या फूलों का) मुदना या बन्द 
होना -नयनयगममीलत -- शि० ११॥२, तस्यां मिमी- 
लतुनेंत्रे - भट्टि” १४॥५४ 3. मुर्शाना, अन्‍्तर्धान होना 
नष्ट होना 4. मिलना, एकत्र होना--प्रेर० (मीलयति 
ते) बन्द करवाना, मुूंदवाना, (आँख या फूल आदि 
का) बन्द करना--शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचन 
मीलयित्वा-मेघ ० ११०, आ--, प्रर० -- बन्द करता 
नेत्र चामीलयन--काव्या० २।११, उद--(. आंखें 
खोलना--उदमीलीच्च लोचने--भट्टि० १५।१०२, 
१६।८ 2. जगाया जाना, उद्बद्ध किया जाना - शि० 
१०॥७२ 3. फलाना, फंक मारना कि० ४॥३, मा० 
११३८ 4. प्रसत॒ किया जाना, फलाया जाना, गुच्छ 
बनना, झशण्ड हो जाना उन्मीलन्मधगंध '****' गीत० 
१, उत्तर० १।२० 5. दिखाई देना, अंकुर फूटना 
खं वायज्वेलनो जल क्षितिरिति त्रेलोक्यमुन्मीलति 
-प्रबोध० १।२, भामि २।७२(प्रेंर०) खुलना तदेत- 
दुन्‍्मीलय चक्षरायंत बिक्रम० १॥५, म॒च्छ० १॥३३ 
नि ,[. आँखें मंदना रघ० १२।६५ मन॒० १॥५२ 
म॒त्य के कारण आँखें मुंदना, मरना -निमिमील 
नरोत्तमप्रिया हतचंद्रा तमसेव कौमुदी- रघु० १६८ 


( ८०३ ) 


4. (आँख या फूल आदि का) म्‌दना या बन्द होना 
- निमीलितानमिव पंकजानामू रघृ० ७।६४ 5. 
ओझल होना, नष्ट होना, अस्त होना (आलं०) नरेश 
जीवलोको5यं निमीलति निमीरलति--हि० ३॥१४५, 
द्योनिमीलितनक्षत्रा - हरिं० (प्रेर०) बंद करना, 
मूंदना -उनन्‍्मीलिताईपि दृष्टिनिमीलितेबांधकारेण 
मृच्छ० १३३, न्‍्यमिमीलदब्जनयनं नलिनी--शि० ९। 
११, लीलापडं न्‍्यमीलूयत्‌ू--काव्या० २।२६१, कु० 
२े।२६, ५॥५७, रधु० १९।२८, सम्‌--,बंद होना, 
मूदना (प्रेर०) . बन्द करना या मूंदना, उपांत 
सम्मिलितलोचनो नृप:--रघु० ३॥२६, १३।१० 2. 
मलिन कर ॥, अंधेरा करना, धृंघला करना विकार- 
रचतन्यं भ्रमयति च संमीलूयति च - उत्तर० १॥३६ । 

मलिनस्‌ . आँखों का मुंदना, झपकना, झपकी लेना 2. 
आँखों का मंदना 3. फूल का बन्द होना । 

मोलित (भू० क० कृ०) . बन्द, मंदा हुआ 2. झपकी 
हुई 3. अधखू ला, बिना खिला 4. नष्ट हुआ, ओझल 
--तम्‌ (अलं० में) एक अलंकार जिनके बीच का 
अन्तर या भेद उनकी प्राकृतिक या कृत्रिम समानता 
के कारण पूर्णरूप से अस्पष्ट रहता हैं, मम्मट इसकी 
परिभाषा करता हं--समेन लक्षणा वस्तु वस्तुना यन्नि- 
गृह्यते, निजेनागंतुना वापि तन्‍्मीलितमिति स्मृतम्‌-- 
काव्य० १०। क्‍ 

मौब्‌ ( म्वा० पर० मीवति) . जाना, हिलना-जुलना 2. 
मोटा होना । 

सोवरः सेना का नायक, सेनाध्यक्ष । 

सोवा [मी---वन्‌| . पट्टकम, अंत्रकीट, केंचुआ 2. वायू । 

मुः [| मच--ड ] !. शिव का विशेषण 2. बन्धन, कंद 
3. मोक्ष 4. चिता । 

मुकन्दक: प्याज । द 

मुकुः [मच --कु, पृषो ० | मुक्ति, छुटकारा, विशेषतः मोक्ष । 

मुकुटम | मंक-उटन, पृषो० |] . ताज, किरीट, राज- 
मुकुट - मुकुटरत्नमरीचिभिरस्पृशत्‌ --- रघु० ९।१३ 
2. शिखा 3. शिखर, नोक या सिरा। 

मुकुटी | मुकुट--डीष | अंगलियाँ चटकाना । 

मुकुन्दः [ मुकुम्‌ दाति दा--क पृषो० मुम्‌० ] . विष्ण या 
कृष्ण का नाम <. प८रा 3. मृल्यवान पत्थर या रत्न 
4. कुबेर की नौ निधियों में से एक 5. एक प्रकार 
का ढोल । 

मुकुरः | मक--उरच्‌, उत्वम्‌ ] मृंह देखने का शीशा-गुणि- 
नामपि निजरूपप्रतिपत्ति: परत एवं संभवति, स्वमहिम- 
दर्शनमक्ष्णोमुकुरतले जायते यस्मातृ--वास०, शि० 
९७३, न० २२।४३ 2. कली, दे० 'मुकुलः 3. कुम्हार 
के चाक का डंडा 4. मौलसिरी का पेड । 

मुकुलः,---लम [ मुंच्‌--उलक्‌ ] . कली --आविर्भूत प्रथम- 


मुकुला: कन्दलीश्चानुकच्छम्‌-मेघ ० २१, रघु० ९।३१, 
१५।९९ 2. कली जैसी कोई वस्तु--आलक्ष्यदन्तमुकु- 
लान्‌ (तनयान्‌ )--श० ७॥१७ 3. शरीर 4. आत्मा, 
जीव (मुकुलोकृ,---कली की भांति मुंदना--क्ु० 
५॥६३) । 

मुकुलित (वि०) [ मैँकुल-+इतच्‌ ] . कलियों से यकत, 
कलीदार, फूल 2. अधमुंदा, आधाबंद- दरमुकुलित 
नयनसरोजम्‌--गीत ० २, कु० ३।७६ । 

मुकुष्ठः, मुकुष्ठकः | मुकु--स्था--क, मुकुष्ठ--कन्‌ | एक 
प्रकार का लोबिया, मोठ । क्‍ 

मुक्तः (भू० क० कृ०) [ मच -+कक्‍त ] . ढीला किया 
हुआ, शिथिलित, मंद या धीमा किया हुआ 2. स्वतंत्र 
छोड़ा हुआ, आजाद किया हुआ, विश्राम दिया हुआ 
3. परित्यक्त, छोड़ा हुआ त्याग़ा हुआ, एक ओर फेंका 
हुआ, उतार दिया हुआ 4. फेंका हुआ, डाला हुआ, 
कायम॒कक्‍्त किया हुआ, ढकेला हुआ 5. गिरा हुआ, 
अवपतित 6. म्लान, अवसन्न 7. निकाला हुआ, उत्सष्ट 
8. मोक्ष प्राप्त किया हुआ (दे० मच),--क्‍्तः जो 
सांसारिक जीवन के बन्धनों से मुक्ति पा च॒का हैं, 
जिसने सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर पृण मोक्ष 
प्राप्त कर लिया हें, अपमुक्त संत; -- सुभाषितेन 
गीतेन यूवतीनां च लीलया, मनो न भिद्यते यस्य 
स व मुक्‍्तो 5थवा पशु:--सुभा०। सम०--अस्बरः 
दिगंबर सप्रदाय का जन साधु,--आत्मन्‌ (वि०) 
जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है (पुं०) . सांसारिक 
वासनाओं और पापों से मुक्त आत्मा 2. बह व्यक्ति 
जिसकी आत्मा अपमुक्त हो गई हे,-आसन (वि० ) अपने 
आसन से उठा हुआ, - कच्छः बौद्ध, कड्चुकः वह 
साँप जिसने अपनी कँचुली उतार दी हे,--क्रष्ठ (वि०) 
दुहाई मचाने वाला (अव्य०--ठम्‌) फूट फूट कर, 
ऊचे स्वर से, जोर से---रघु० १४।६८,--कर, - हस्त 
वि०) उदार, खुले हाथ वाला, दानी,--चक्षुस (पूं०) 
सिंह,--वसन दे० मुक्तांबर । 

मुक्तकम्‌ [मुक्त--कन्‌ ] . अस्त्र आयधास्त्र 2. सरल गद्य 
3. एक पृथकक्ृत इ्लोक जिसका अथ्थ स्वयं अपने में 
पूर्ण हो -दे० काव्या० १।॥१३-मृक्तक॑ इलोक 
एवकश्चमत्का रक्षम: सताम । 

मुक्ता [मुक्‍्त-टाप|] ।. मोती-हारोज्यं हरिणाक्षीणां 
लुठति स्तनमण्डले, मुक्तानामष्यवस्थेयं के वयं स्मर- 
किज्टूरा: अमरु १०० (यहां “मकतानां' का अर्थ 
'दोषमुक्त संत” भी ह) मोती अनेक स्रोतों से उपलब्ध 
बतलाय जाते हैं परन्तु विशेष कर समुद्री सीपी से 
प्राप्त होते हैँ;--करीन्द्र जीमृतवराहशंखमत्स्यादि 
शुक्त्य्‌ द्ूववेणुजानि, मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके 
तैषां तु शुक्त्यड्भूवमेव भूरि--मल्लि०) 2. वेश्या, 


( ८०४ ) 


. गणिका । सम ० --अगारः, आगारः मोती का घोंघा 
5० ““-आवलिः,-ली (स्त्री० )--कल्ापः मोतियों का हार 
-- गुणः मोतियों का हार, मोतियों की लड़ी - मेघ ० 
४६, रघ० १६।१८, जारूस मोतियों की लड़ी या 
करधनी,--दामन्‌ (नपुं०) मोतियों की लड़ी, पुष्प 
एक प्रकार को चमेली, प्रसूः (स्त्री०) मोती की 
शक्ति, प्रालम्बः मोतियों की लड़ी, . फलम . मोती 
--कु० १६, रघ० ६।२८ १६।६२ 2. एक प्रकार 
का फूल 3. सीताफल या कुम्हड़ा 4. कपूर, मणिः 
मोती, मात्‌ (स्त्री०)) मोती का घोंघा, - रूता 
स्ज्‌, * हरः मोतियों की माला, शक्ततिः स्फोट 
वह घोंघा या सीपी जिसमें से मोती निकलते है । 


मुक्तिः (स्त्री०) [मच--क्तिन] !. छटकारा, निस्तार 


उनन्‍्मोचन 2. स्वातंत्र्य, उद्धार 3. मोक्ष, आवागमन के 
चक्र से आत्मा का मोचन 4. छोडना, त्याग, परित्याग 
टालना-संसगं मक्ति: खलेष -भतं० २।६२ 85. फेंकना 
गिरा देना, छोड़ देना, मकक्‍त करना 6. आजाद करना 
खोलना 7. ऋण मक्‍त होना, ऋण परिशोघ करना । 
सम० ऋक्षेत्रम वाराणसों का विशेषण, मार्ग: मोक्ष 
का रास्ता, - मक्‍तः लोबान । 


मुकत्वा (अव्य०) [मुच्‌--कत्वा| . छोड़कर, परित्याग 


करके 2. सिवाय, छोड कर, विना । 


मुखम्‌ [खन्‌-+अच्‌, डित्‌ धातोः पूर्व मंद च| ॥. मंह 


(आलं० से भी) - ब्राह्मणोडस्य मखमासीत ऋक 
7१०।९०।१२ सश्रुभद् मखमिव--मेघ० २४, त्वं 
मम मुखं भव -विक्रम० १, 'मेरे मखपात्र या प्रति 
निधिवक्ता बनिये 2. चेहरा, मुखमण्डल -परिवत्तार्ध- 
मुखी मयाद्य दृष्टा--विक्रम० १।१७, नियमक्षाममखी 
घृतकवेणि: -श० ७२१, इसी प्रकार चन्द्रमुखी 
मुखचन्द्र आदि 3. (किसी जानवर की) थथन, थथनी 
या मोहरी 4. अग्रभाग, हरावल, पुरोभाग 5. किनारा, 
नोक, (बाण का) फल, प्रमुख - पुरारिमप्राप्तमख 


शिलीमुखः: - कु० ५।५४, रघृ० ३।५७, ५९ 6. (किसी 


उपकरण का) की घार या क्षण नोक 7. चुचुक 


स्तनाग्र--कु० १।४०; रघ० ३॥।८ 8. पक्षी की चोंच 

दिशा, तरफ जेंसा कि 'दिझमु्खं, अन्तर्मुख' में 
0. विवर, द्वार, मंह--नीवारा: शुकगर्भकोटरमख- 
अष्टास्तरूणामघ: -श० १।१४, नदीमखेनेव समद्र- 


माविशत्‌ - रघृ० ३।२८, कु० १।८ ॥. प्रवेश द्वार 


दरवाजा, गमन मार्ग 2. आरंभ, शुरू, सखीजनोद्वीक्षण- 
कोमुदीमुखम्‌ --रघु० ३।१, दिनमुखानिरविहिमनिग्रह- 


विमलूयन मलयं नग्रमत्यजत--९।२५, ५।७६, घट० 


प्रकार “इन्द्रमुखा देवा: आदि 45. सतह, ऊपरी पाइव 
6. साधन 47. स्रोत, जन्मस्थान, उत्पत्ति 8. उच्चा- 
रण ज॑ंसा कि 'मुखसुख” में व9. वेद, श्रृति 
20. (काव्य में) नाठक में अभिनयादि कर्म का 
मूलखोत, एक संधि । सँम० “ अग्निः . दावानल 
2. आग के मुख वाला बेताल 3. अभिमन्त्रित या 
यज्ञीय अग्नि 4. चिता में अग्न्याधान के अवसर पर 
शव के मुख पर रक्‍खी जाने वाली आग, -- अनिलः, 
- उच्छवासः सांस, -- अस्त्र: केकडा, - आकारः चेहरा, 
मुखछवि, दर्शन,--आसवः अधरामत,-आखस्रावः, - स्राव 
थक, मुह को लार, इन्दुः चन्द्रमा जसा मुह अर्थात्‌ 
गोल सुन्दर मुख, -उल्का दावानल, -- कमलम्‌ कमल 
ज॑सा मुख, खुरः दांत,--गंधकः प्याज--चपल (वि० ) 
बातूनी, वाचाल,--चपेटिका मंह पर लगाई जाने वाली 
चपत, चोरिः (स्त्री० ) जिद्दा,-जः ब्राह्मण, जाहम 
मुह की जड़, कण्ठ,--ब्ृषणः प्याज, -दृषिका महासा 

निरोक्षकः सुस्त, आलसी, मुंह की ओर ताकने वाला, 
--निवासिनो सरस्वती का विशेषण,-पट:ः घंघट-कुब न 


काम क्षणमुखपटप्रीतिमरावतस्य - मेघ० ६२, - पिण्डः 
(भोजन का) ग्रास, - प्रणम . मुंह को भरना 
2. एक कुल्ला पानी, मुहभर, --प्रसादः प्रसन्नवदन, 
मुख की प्रसन्नम॒द्रा, . प्रियः संतरा, - बंधः भूमिका, 
प्रस्तावना, बन्धनस्‌ . भूमिका 2. ढक्‍कन, आवरण, 
- भूषणस्‌ पान लगाना-दे० तांबल, - भेदः चेहरे का 
विक्ृत हो जाना (वि) मिष्टभाषी, मधुराधर 
. साजनम मंह धोना, -वन्त्रणम लगाम की मखरी 
या वल्गा, -- रागः चेहरे का रंग - रघृ० १२।८, १७। 
३१, लाड़लः सूअर, - लेपः . (ढोलक के) उपरी 
भाग पर लेप करना 2. कफ प्रकृति वाले पुरुष को 
एक दोमारी, - बल्‍लभ: अनार का पेड़, - वाद्यम 
. मह से बजाया जाने वाला बाजा, फंक मार कर 
बजाया जाने वाला बाजा 2. म॑ंह से “बम बम” हब्द 
करना, ._ वासः, - बासनः श्वास को सुगंधित बनाने 
वाला एक गंधद्रव्य, - बिलूण्ठिका बकरी, --व्यादानम्‌ 
मंह फाड़ना, जंभाई लेना, - श़फ (वि०) गाली देने 
वाला, अश्लीलभाषी, बदज़बान,--शुद्धिः (स्त्री०) 
मंह को घोना या निर्मल करना,-- शेषः राहु का 
विशेषण,-शोधन (वि०) . मंह को स्वच्छ करने वाला 
2. तीक्षण, तीखा, (नः) चरपराहट, तीखापन, (नम ) 
मंह को साफ करना, श्री (स्त्री) 'मख का सौन्दर्य 
प्रिय मुखमुद्रा,- सुख उच्चारण की सुविधा, ध्वन्या- 
त्मक सुख, - सुरम्‌ होठों की तरावट । 


२ 3. प्रस्तावना, 44. मुख्य, प्रधान, प्रमुख (इस अर्थ | मृखम्पचः [मुख --पच्‌ --खच, मम्‌ | भिखारी, साथ । 
म॑ प्रयोग समास के अन्त में) - बन्धोन्मुक्‍त्ये खल्‌ | मुखर (वि) [मुख मुखव्यापारं कथनं राति--रा 
मखमुखान्कुवते कमंपाशानू भामि० ४२१, इसी -क |] । बातूनी, वाचाल, वाक्पटु--मुखरा 


( ८०५ ) 


खल्वेषा गर्भदासी --रत्न २, मखरतावसरे हि विराजते 
-+कि० ५११६ 3. कोलाहरलमय, लगातार शब्द 
करने वाला, टनटन बजने वाला, (पाजेब की भांति) 
रुनझुन करने वाला--स्तंम्बेरमा मुख रश्वृद्भुलकषिणस्तें 
--रघु० ५१७२, अन्तः कूजन्मखरशकुनो यत्र रम्यो 
वनान्त: - उत्तर० २।२५, २०, मा० ९।५, मुख रमधीर 
त्यज मड्जीरं रिप्रुमिव केलिष लोलम्‌ -- गीत ०५, 
मच्छ ० १३५ 3. घध्वननशील, अननादी, गंजनं वाला 
(प्राय: समास के अन्त में )-स्थाने-स्थाने मुखरककुभो 
झाझकृतनिझ् राणाम्‌ ---उत्तर ० २।१४, मण्डली मखर- 
शिखरे ( लताकुंजे ) गीत० २; रघ० १३।४६ 
4. अभिव्यंजक या सूचक 5. अइलीलभाषी, गाली देन 
वाला, वदजबान 6. उपहास करने वाला, हँसी दिल्‍्लगी 
करने वाला (मखरीकृ --, शब्द करवाना, बलवाना 
प्रतिध्वनित करवाना ),-- रः 4. कौवा 2. नेता मुख्य 
या प्रधान पुरुष--यदि कायविपत्ति: स्यान्मखरस्तत्र 
हन्यते--हि० १।२९ 3. शंख । 


मुखरयति (ना० घा० पर०) ॥4. प्रतिध्वनित या कोला- 


हलमय करना, गंजाना 2. बलवाना या बातें करवाना 
- अत एवं शश्रषा मां मखरयति--म॒द्रा ० ३ 3. अधि- 
सूचित करना, धोषणा करना, अभिज्ञापन करना । 


मुखरिका, मुखरी [ मसर--कन टाप, इत्वम, मखर--छीष |] 


लगाम को वल्गा, लगाम का दहाना 


मुखरित (वि०) [मखर--इतच | कोलाहरूमय या अनु- 


नादित किया हुआ, बजता हुआ, कोलाहलपूर्ण-गण्डो- 
ड्डीनालिमाला मुखरितककुभस्ताण्डवे शूलपाण 
+मा० १ १। 


मुख्य (वि०) [मुखे आदौ भवः--यत्‌ ] 4. मुख या चेहरे 


से संबंध रखने वाला 2. बडा, प्रधान, प्रमख, प्रथम 
सव॑ प्रधान, उत्तम, द्विजातिमख्य:, वारमख्या 

योधम्‌ख्या: आदि,--रख्य: नेता, पथप्रदर्शंक -- ख्यम 
. प्रधान यज्ञकृत्य या धामिक संस्कार 2. वेदों का 
पठनपाठन । सम० अर्थ: शब्द का मख्य या मर 
(विप० गौण ) आशय,-चान्द्रः मुख्य चांद्र मास, नप 
--नपतिः प्रभसत्ताप्राप्त राजा, सर्वोपरि प्रभ,-मन्त्रिन 
(पुं.) प्रधान मंत्री । 


मुग हः एक प्रकार का जल कुक्कुट । 
मरध (वि)० [ मह +कक्‍्त ] 4. जड़ीकृत, मछित 2. हत- 


बुद्धि, प्रणयोन्मत्त 3. मढ़, अज्ञानी, मू्खे, जड़-शशाड्ूः 
केन मग्धेन सुधांशरिति भाषित:--भामि० २॥२९ 
4. सरल, सीधासादा, भोला-भाला --उत्तर ० १।४६ 
5. भूल करने वाला, भूल में पड़ा हुआ 6. बालोचित 
सरलता से मोहित करने वाला (अभी प्रेमरस से 
अपरिचित ), बालसुरूभ, -- (कः ) -- अयमाच रत्यविनयं 
मरधासु तपस्विकन्यासु श० १॥२५, रघृ० ९३४, 


(अतः ) सुन्दर, प्रिय, मनोहर, कांत-- हरिरिह मग्ध- 
वघनिकरे विलासिनि विलसित केलिपरे - गीत० १, 
उत्तर० ३॥५,- ग्था कुमारी सुलभ भोलेपन से आकर्षक 
किशोरी, सुन्दर तरुणी, (काव्यक्लंतियों में यह ए 
नायिका का भेद माना जाता हें)। सम०--अक्षी 
सुन्दर आँखों वाली यवती -वियोगो मम्धाक्ष्या: स 
खल ॒ रिपुघातावधिरभूतू उत्तर० ३।४४, आनना 
सुन्दर मुख वाली, थी, - बढ्धि, (वि०) 
मख, मढ़, जड़, भोला-भाला, - भावः सादगी, 
भोलापन ॥ 


मुच । (म्वा० आ० मोचते) धोखा देना, ठगना; दे० 


मज्च । 
]। (तुदा० उभ०-मुज्चति-ते, मक्त) शिथिल करना 
मुक्त करना, छोड़ना, जाने देना, ढीला होने देना 
स्वतंत्र करना, छुटकारा करना (बन्धन आदि से) 
वनाय “''यशोघनों धेनुमृषेममोच---रघु० २।१ 
२३।२०, मनु० ८।२०२, मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीर्वीय- 
विभूतिभि:--कु० २।६१, रघृ० १०।४७, मा भवान- 
ज्रानि मञचतु विक्रम० २, भगवान्‌ करे आपके अंग 
म्लान न हों---हतोत्साह न होइए” 2. आजाद करना 
ढीला छोड़ना (वाणी की भाँति )-कण्ठं मुझचति बहिण 
समदन: मृच्छ० ५।१४, अपनी वाणी या कंठ को 
ढील देता हूँ अर्थात्‌ चीत्कार करता है 3. छोड़ना 
परित्याग करना, उन्मुक्त करना, छोड़ देना, एक ओर 
डाल देना, उत्सगे करना - रात्रिगंता मतिमतां वर 
मुज्च शय्याम्‌--रघु० ५।६६, मुनिसुता प्रणयस्मृति- 
रोधिना मम च मक्‍तमिदं तमसा मनः ह० ६।७ 
मौनं मुझ्चति कि च करवकुले- भामि० १।४, आवि- 
भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि:--विक्रम ० १८ 
मेघ० ९६, ४१, रघृ० ३।११ 4. अलग रखना, अप- 


हरण करना, अलगाना, दे० मकक्‍ता 5. डालना, फकना 
उछाल देना, पटक देना, बोझा उतारना - मृगंष्‌ 
शरान्मुमुक्षो: रघ० ९॥५८, भटद्ठटि० १५१५३ 7. निका- 
लना, गिराना, उडेलना, टपकाना (आँसू) ढलकाना 
-अपसतपाण्डपुत्रा म॒ज्चन्त्यश्रणीव लता:-श० ४।११, 
चिरविरहजं मुंझ्चतो बाष्पमष्णम्‌ ._ मेघ० १२, भट्टि 

७)२ 8. उच्चारण करना, बोलना - मा० ९॥।५, 
भट्टि० ७॥५७ 9. प्रदान करना, अन॒दान देना, अपंण 
करना 70. पहनना (आ०) ॥4. उत्सग करना 
(मलमृत्र का)-कमंवा ० (मुच्यते) ढीला किया जाना 
छुटकारा पाना, स्वतंत्र होना, दोषमक्त होना; -मुच्यते 
सवपापेमभ्य:'“'प्रेर ० (मोचयति-तै) 7. स्वतंत्र या 
मक्‍त कराना 2. गिरवाना 3. ढीला छोड़ना, आजाद, 
करना, छुटकारा देना 4. उद्धार करना, सुलझाना 
5. जुआ हटाना, (घोड़े आदि पर से) साज उतारना 


( ८०६ ) 


6. प्रदान करना, अपंण करना 7. प्रसन्न करना 
आनन्दित करना - इच्छा० . (मम॒क्षति) म॒क्‍त या 
स्वतंत्र करन की इच्छा करना 2. ममक्षते,-मोक्षते) 
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करना। अव--,उतार 
देना, उड़ा देना आ,---!. पहनना, धारण करना, 
चारों ओर बांघना या कसना आमुञ्चतीवाभरणं 
द्वितीयम रघृ० १३॥।२१, १२।८६, १८।७४, कि० 
११।१५, आमज्चद्र्म रत्नाइ्यम्‌--भट्टि ० १७२ 
2. डालना, फेंकना, दागना -आमोक्ष्यन्ते त्वयि कटा- 
क्षान-मेघ० ३५, उदु,--. खोलना, रघु० ६।२८ 
2. ढीला करना, म॒क्‍त करना, स्वतंत्र करना 3. उता- 
रना, खींच ले जाना, एक ओर करना, छोड़ना, परि 
त्याग करना--भट्ठि ० ३३२२ निस, --. स्वतंत्र करना 
आजाद करना, म॒क्‍त करना -हिमनिम्‌ क्‍्तयोयोगे 
चित्रा चन्द्रमसोरिव - रघृु० १॥४६, भग० ७।२८ 
2. छोड़ना, खाली कर देना, परित्याग करना, 
परि---,. स्वतंत्र करना, छुटकारा देना, मक्‍त करना, 
-मेघोपरोधपरिमक्तशझशा ड्भुवक्‍त्रा-- ऋतु० ३।७, चौर० 

छोड़ना, खाली कर देना, परित्य।ग करना 


प्र ,॥. स्वतंत्र करना, मक्त करना, छटकारा देना 
2, फेंकना, डालना, उछालना 3. गिराना, उत्सर्जन 
करना, बीज बिखेरना, प्रति ., !. स्वतन्त्र करना 
मकक्‍त करना, छटकोारा देना, आजाद करना,--गहीत- 
प्रतिमक्तस्य रघु० ४।३३, अम्‌ तुरझ् प्रतिमोक्‍्तुम- 
हंसि --३।४६ 2. धारण करना, पहनना 3. खाली कर 
देना छोडना, परित्याग करना, 4. फूकना, डालना, 
दागना, बि--., !. स्वतंत्र करना, मक्‍त करना 2. छोड़ 
देना, एक ओर डाल देना, परित्याग करना, खाली कर 
देना--विमच्य वासांसि गरूणि सांप्रतम- ऋतु० १। 
७ 3. जाने देना, ढील देना भट्ठि ० ७॥५० 4. अल- 
गाना, अहूंग रखना; कु० ३॥३१ 5. गिराना 
(आँसू) ढलकाना- चिरमश्रृूणि विमुच्य राघव 


--रघ० ८।२५ 6. फंकना, डालना, सम्‌--,गिराना 
भारम॒ुकत करना । >ट 
मुचकः लाख । 


मचु (च) कुन्दः !. एक वृक्ष का नाम 2. मांघाता के पुत्र 
एक प्राचीन राजा का नाम (देवासुर संग्राम मे देव- 
ताओं की सहायता के बदले उसे बिना किसी रोक के 
लम्बी नींद का सुख प्राप्त करने का वरदान मिला 
था । देवों का आदेश था कि जो कोई उसकी नींद में 
विष्न डालेगा भस्म हो जायगा । जब कृष्ण ने बल- 
वान्‌ कालयवन को मारना चाहा तो उसे म॒च॒कुंद की 
गफा में धकेल दिया | वहाँ प्रविष्ट होते ही मचकुंद 
राजा की नेत्राग्ति से कालयवन भस्म हो गया) 
सम० - प्रसादकः कृष्ण का विशेषण । 


म॒चिरः | मधच्‌--किरच्‌ | . देवता 2. गण 3. वाय । 

मुचिलिन्दः एक प्रकार का फल, तिलपुष्पी । 

मच॒टी . अंगलियाँ चटकाना 2. मक्का । 

मुज , मुखझज (म्वा० पर०, चस० उभ०- भोजति, 
भुञड्जति, भोजयति- ते, भुञझ्जयति - ते) ?. स्वच्छ 
करना, निर्मेल करना 2. दब्द करना | 

मुख्ज: | मुञ्ज-|-अच्‌ | एक प्रकार का.घास (जिससे कि 
ब्राह्मण की तड़ागी तयार करनी चाहिए )--मन्‌ ० २। 
४३ 2. घारापति राजा म॑ज का नाम (कहते हैं कि 
मूज राजा भोज का चाचा था)। सम» केश 
. शिव का विशेषण 2. विष्ण का विशेषण, - केशिन 
(पुं०) विष्ण का विशेषण, बन्धनम्‌ यज्ञोपवीत पह 
नना अर्थात्‌ तड़ागी धारण करना, अर्थात्‌ उपनयन 
संस्कार, - वासस (पूृं०) शिव का विशेषण ! 

मु>जरम्‌ | मञज्‌--अरन्‌ ] कमल की रेशेदार जड़ 

मुट्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मोटति, मोटयति-ते) 
. कुचलना, तोड़ना, पीसना, चरा करना 2. कलंकित 
करना, ब्रा भला कहना (इस अथ मे धातु तुदा० की 
भी हे) 

मुण (तुदा० पर० मणति) प्रतिज्ञा करना । 

मुण्द ( मवा० पर० मण्टति) कुचलना, पीसना । 

मुण्ड । (म्वा० पर० भण्डति) 4. क्षौर कम करना, मूंडना 
2. कुचलना, पीसना | ॥ (म्वा० आ०» मण्डते) डबना । 

मुण्ड (वि०) [ मुण्ड--अच्‌ ] 4. मूडा हुआ 2. कतरा 
हुआ, छांटा हुआ 3. कुण्डित 4. अधम, नीच, -- डे 
।, जिसका सिर मडा हुआ हो या गंजा हो 2. मूडा 
हुआ या गंजा सिर 3. मस्तक 4. नाई 5. पेड़ का तना 
जिसकी ऊंची ऊेची शाखाएं झांग दी गई हो, - डा 
किसी विशेष आश्रम की स्त्रीभिक्षणी,--ड्म . सिर 
2. लोहा । सम०--अयसम्‌ लोहा,- फलः नारियल 
का पेड़,--मण्डली ऐसा जनसम्‌ह जिनके सिर म्‌डे हुए 
हो,-- लोहम लोहा,---शालिः एक प्रकार का चावल । 

म॒ुण्डक: | म॒ुण्ड--कन्‌ ] !. नाई 2. पेड़ का तना जिसकी 
बड़ी बड़ी शाखाएँ झांग दी गई हों, 55,--कम्‌ सिर । 
सम०--उपनिषद्‌ (स्त्री०) अथवंवेद की एक उप- 
निषद्‌ का नाम । 

मुण्डनम्‌ [| म॒ण्ड -ल्यूट्‌ | सिर मूंडना, मडन । 

मुण्डित (भू० क० कृ०) [ मुण्ड+-क्त ] !. मूडा हुआ 
2. कतरा हुआ या छांटा हुंआ, झांगा हुआ,--तम 
लोहा 

मुण्डिन्‌ (पुं०) [ मण्ड--इनि | 4. नाई 2. शिव का 
विशेषण । 

मुत्यम मोती । 

मुद। (चरा० उभ० मोदयति--ते ) . मिलाना, घोलना 

2. स्वच्छ करना, निमल करना । 


( ८०७ ) 


[ (भ्वा० आ० मोदते, प्रेर० मोदयति ते, इच्छा० 
मुम॒दिषते या मुमोदिषते) हर्ष मनाना, प्रसन्न होना 
हृष्ट या आनन्दित होना - यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 
इत्यज्ञानविमोहिता: - भग० १६।१५, मन॒० २।२३२, 


२९१, भट्टि० १५।१९६, अनु,--अनुमोदन करना, 


मंजूरो देना, अनुमति देना, स्वीकृति देना, रघु० 
१४४३, आ --, [. प्रसन्न या हषित होना, हष मनाना 
2. सुगंधित होना, (प्रेर०) सुगंधित करना, सुवासित 
करना, -परिमलेरामोदयन्ती दिश: भाभि० १।५६, 
प्र॒ ,अत्यंत प्रसन्न होना बहुत खुश होना, . रघु० ६। 
८६९, मा० ५।२३ | 

भद, म॒ुदा (स्त्री०) [ मद-(भावे) क्विप, मुद्र्न-टाप | 
हुए, आनंद, प्रसन्नता, खशी, संतोष पितुमदं तेन 
ततान सो5भेक: - रघृ० ३॥२५, अश्नन पुरो हरितको 
मदमादधान: - शि० ५१५८, १।२३, विषादे कतेव्य 
विदधति जडा: प्रत्यत मदम॒ भत० ३॥२५; द्विपरण 
मुदा -गीत० ११, कि० ५१२५, रघु० ७।३० | 

मदित (भू० क० कृ०) [ मुद--क्‍्त |] प्रसन्न, हषित, आनं- 
दित, खश, हर्षयक्त, तम ॥. प्रसन्नता, आनंद, खशी 
हष 2. एक प्रकार का मथनालिद्धन, - ता हष॑, आनंद । 

मदिरः [ मृद--किरच्‌ |। बादल - प्रचर पुरन्दरघन्‌ रडिज- 
तमेदुरमदिर सुवेशम॒ गीत० २, या, मुञज्चसि नाद्यापि 
रुष॑ भामिनि मदिरालिरुदियाय - भामि० २।८८ 
2. प्रेमी, कामासक्त 3. मंढक । 

मदी | मद--क -+डीपष | ज्योत्स्ना, चांदनी । 

मदग: | मद-+गक | . एक प्रकार का छोबिया, मंग 

2. ढकना, आवरण 3. एक प्रकार का समद्री-पश । 
सम० - भज,--भोजिन (पूं०) घोड़ा । 

मदगरः | मदं॑ गिरति -गृ-+अच्‌ ] 4. हथौड़ा, मोंगरी 
जसा कि 'मोहमदगर' शंकराचाय कृत एक छोटा 
काव्य) में--रघ्‌ ० १२॥७३ 2. गतका, गदा 3. मिट्टी 
के ढेले तोड़ने वाली मोगरी 4. डम्बल, लोहे के छोटे 
मगदर 5. कली 6. एक प्रकार क्री चमेली (इस अथ 
मे यह शब्द नप्‌ भी होता हू ) 


मदगल:ः [| मदग--ला-क | एक प्रकार का घास । 

मुगदष्ट: (पु०) एक प्रकार की मूंग । 

मद्रणम [ मद-रा+ल्यटू, पषो० |। मोहर लगाना 
म॒द्रांकित करना, छापना, चिह्नू लगाना 2. मंदना, बंद 
करना । 

म॒द्रयति (ना० धा० पर०) ॥. मोहर लगाना -- अनया 
म॒द्र या मुद्रयतम्‌--मुद्रा ० १ 2. मुद्रांकित करना, चिह्न 
लगाना, अंकित करना 3. ढकना, मंदना (आलं०) 
->विवराणि मुद्रयन्‌ द्वागूर्णायरिव सज्जनो जयति 
->भामि० १॥९० | 


मुद्रा [ मुदु+रक्‌-+ठाप्‌ ]|। मोहर लगाने या मुद्रांकित 


करने का उपकरण, विशेषत: मोहर लगाने की अंगूठी 
नामांकित अंग्ठी-अनया म॒द्रया मुद्रयनम्‌ --मुद्रा० १, 
नाममद्राक्ष राण्पनवाच्य परस्परमवलोकयतः श० १ 

मोहर, छाप, अंक, चिह्न चतुःसमुद्रम॒द्र: का० 
१९१, सिन्दूरमुद्राद्धित: (बाहु:) गीत० ४3 प्रवेश- 
पत्र, षोतपारक (जंसा कि मुद्राद्धित रूप में दिया 
जाता ह) अगृहीतमद्र: काठकान्निष्क्रामसि-मुद्रा ० ५ 

मोहर लगा सिक्‍का, रुपया पंसा आदि सिक्‍के 
5. पदक, तसगा 6. प्रतिभा चिह्न, बिल्ला, प्रतीकात्मक 
चिह्न 7. बंद करना, मृंदना, मोहर लगा देना संवो 
उठमद्रा स व कर्णपाश:--उत्तर ० ६।२०, क्षिपन्निद्र म॒द्रां 
मदनकलहच्छेद सुलभाम्‌ - मा० २।१५ 8. रहस्य 
9. घमंनिष्ठ भक्ति में अंगुलियों की विशिष्ट म॒द्रा । 
सम० अक्षरम . मोहर का अक्षर 2. टाइप (छापने 
के अक्षर--आधुनिक प्रयोग), कारः मोहर बनान 
वाला,---मार्गं: मस्तक के बीच में होने वाला रक्त 
जिसके द्वारा (योगियों का) प्राणवाय्‌ बाहर निकल 
जाता ह, ब्रद्दारंध्र । 


मुद्रिका [ मद्रा-+कन्‌+टाप, इत्वम्‌ | मोहर लगाने को 
अंगठी-- दे० 'म॒द्रां 

स॒द्रित (वि०) [ म॒द्रा+-इतच्‌ | 7. मोहर लगा हुआ, 
चिह्नित, अंकित, मुद्रांकित--त्याग: सप्तसमुद्रमद्वित- 
मही निर्व्याजदानावधि:-महावी० २।३६, काश्मीर- 
मद्रित मरो मधसूदनस्य गीत० १, स्वयं सिन्दूरेण 
द्विपरण म॒दामद्वित इव--११ 2. बन्द किया हुआ 
महर बंद 3. अनखिला । 

म॒धा (अव्य०) [ मह +का, पृषो० हस्य घः | , व्यथ 

' निष्प्रयोजन, निर्थंकता के कारण, बिना किसी लाभ 
के--यत्किचिदषि संवीक्ष्य कुरुते हसितं मधा--सा० 
द० 2. गलत रीति से, मिथ्यारूप से--रात्रि: सव पुन 
स एब दिवसो मत्वा मुधा जन्तव:--भतं ० ३।७८ 
(पाठान्तर ) । 


सनि: [ मन्‌-+-इन्‌, उच्च मनते जानाति यः | !. ऋषि, 
महात्मा, सन्‍्त, भक्‍त, संनन्‍्यासी--म॒नीनामप्यह व्यास 
- भग० १०।३७, पुण्य: शब्दों मनिरिति मुहुः केवल 
राजपूर्व:--श ० २।२४, रघ्‌ ० १।८, २।४९, भग० 
२।५६ 2. अगस्त्य मनि का नाम 3. व्यास का नाम 
4. बद्ध का नाम 5. आम का पेड़ 6. 'सात की संख्या 
(व० व०) सप्तषि । सम०--अन्नम्‌ (ब० व०] 
संन्यासियों का भोजन ,--६ नद्र:---ईशः,--ईइवरः एक 
बड़ा ऋषि,--त्रयम “मुनित्रय' अर्थात्‌ पाणिनि, कात्या- 
यन और पतंजलि [६ जो कि अन्‍्त:प्रेरणा प्राप्त म॒नि 
माने जाते हैं )--म नित्रयं नमस्क्ृत्य या, त्रिमुनि व्याक- 
रणम्‌ - सिद्धा ०--पित्तलम तांबा, पुड्वः महान या 
प्रमूत ऋषि,---पुत्नकः 4. खंजनपक्षी 2. दमनक वृक्ष 


( ८०८ ) 


- भेषजमस . आऑविला 2. उपवास,--श्नतम संन्यासी 
की प्रतिज्ञा--कु० ५।४८ । 

थन्‍्म (म्वा० पर० म्‌थति ) जाना, हिलना-जलना । 

ममक्षा [ मोक्तुमिच्छा - मच-+सन्‌--अ-+टाप, घातोद्ि 
त्वम ) छटकारे या मोक्ष की इच्छा । 

मम॒क्ष (व०) [ मृच--सन्‌--उ ] ॥. बरी या स्वतत्र 
होने का इच्छक 2. कायभार से म॒क्‍त होने का 
इच्छुक 3. (बाण आदि) छोड़ने को प्रस्तुत--रघु० 
९।५८ 4. सांसारिक जीवन से मुक्त होनें का इच्छुक 
मोक्ष, प्राप्तकरन के लिए प्रयत्नशीरू,--क्षः मोक्ष के 
लिए प्रयत्नशील ऋषि - कु० २५१, भग० ४१५, 
विक्रम० १।१ । 

मुम॒चान: [ मच-- आनच, सन्वद्धावादद्वित्वम्‌ ] बादल । 


म्मर्षा [ मृ--सन्‌ू-+अ--टाप्‌ ] मरने की इच्छा - भट्ठि० 
९।५७ । 

ममर्ण (वि०) [म--सन्‌-+-उ ] मरणासन्‍्न, म॒त्य के निकट । 

मर (तुदा० पर० मुरति) घेरना, अन्त्वेत्त करना, परि 
वृत्त करना, लिपटना । 

मुर: | मुर-+क ] एक राक्षस का नाम जिसे कृष्ण ने मार 
गिराया था,  रम्‌ परिवृत्त करना, घेरना। सम० 
--अरिः: . कृष्ण का विशेषण--मरारिमा रादुपदर्शय- 
यसों - गीत० १ 2. '“अनघंराधघव” नाटक का 
प्रणता,--जित, - -द्विष, भिका सर्देन:, 
बरिन, - हन्‌ (पु०) कृष्ण या विष्ण के विशेषण 
--प्रकीर्णांसग्बिन्दुजयति भजदण्डो मरजित:--गीत० 
१, मरवरिणो राधिकामधि वचनजातम्‌ १० । 

म्रज: [ मुरात्‌ वेष्टनात्‌ जायते--जन+ड | 4. एक 
प्रकार का ढोल या म॒दंग --सानन्द॑ नन्दिहस्ताहत 
मरजरब''*''*' मा० १।१, संगीताय प्रहतमरजा 
>मेघ० ४४, ५६, मालवि० १२२, कु० ६४१ 
2. किसी इलोक को भाषा को मरज के रूप में व्यव- 
स्थित करना, मुरजबंध भी इसे हो कहते हैं - काव्य० 
९ | सम० --फरूः कटहल का पेड़ । 


म्रजा [ म्रज--टाप्‌ ]. एक बड़ा ढोल 2. कुबेर की 
पत्नी का नाम । 

म्रन्दला एक नदी का नाम (इसे ही बहुधा 'नमंदा' मानते 

। 

मरला | मर+ला+क--टाप्‌ ] केरल देश से निकलने 
वाली एक नदी का नाम (उत्तर० ३ में 'तमसा' के 
साथ इसका उल्लेख आता है) म्‌रलामारुतोदघृत- 
मगमत्‌ कंतक रज: - रघु० ४॥५५ । 

म्रली [ म्रम॒ अडंगुलिवेष्टन हाति--मुर-ला+क-+- 
डीष | बांसरी7 वंशी7वेण । सम०---धरः कृष्ण का 
विशेषण । क्‍ 

मछ (म्वा० पर० मूछति, मूछित, या मूर्त, इस धातु को 


'मूछे या 'मच्छे” भी लिखते हैं) . ठोस बनाना 
जमना, गाढ़ा होना 2. मूछित होना, बेहोश होना 
मुर्सा जाना, अचेतन होना, संज्ञारहित होना--पतत्य- 
दाति मछत्यपि--गीत० ४ क्रीडानिरजितविश्वमछित- 
जनाघातेन कि पौरुषम्‌ -गीत ० ३, भट्ठटि० १५॥५५ 
3 उगना, बढ़ना, बलवान या शक्तिशाकी होना 
”-ममछ सहज तेजी हविषेव हविभज:--रघ्‌ ० 
१०।७९, मम॒च्छ सख्य रामस्य --१२।५७, मछन्त्यमी 
विकारा: प्रायेणश्वयमत्तप्र--श० ५॥१८ 4. बल 
एकत्र करना, मोटा होना, सघन होना - तमसां निशि 
मूछताम--धिक्रम० ३।७ 5. (क) प्रभाव डालना 
“छाया न मृच्छ॑ति मलोपहतप्रसादे शुद्ध तु दपंणतले 
सुलभावकाशा--श० ७।२२, (ख) छा जाना, प्रभा- 
वित करना--न पादपोन्मलनशक्तिरंह: शिलोच्चये 
मृच्छेति मारुतस्य--रघ० २॥३४ 6 भरना, व्याप्त 
हीना, प्रविष्ट होना, फल जाना--कु० ६।५९, रघ्‌ ० 
६।९ 7. जोड़ क। होना 8, बार बार होना 9. ऊंचे 
स्वर से शब्द करवाना--प्रेर० (मूछेयति-ते ) जडी- 
भूत करना, मूछित करना -म्लेच्छोन्मछंयते--गीत ० 
१, वि-, मूछित होना, बेहोश होना, सम-, . मूछित 
हीना, बहोश होना 2. ताकतवर या शक्तिशाली होना 
बलवान होना, प्रबल होना,-- कि० ५॥४१ । 


मुमुरः [मर--क पृषो० द्वित्वम] 4. तुषाग्नि, तुष या भूसी 
से तयार क़ी हुई अग्नि -स्मरहुताशनमम्‌स्चू्णतां 
रघरिवा म्रवणस्य रज:कणा:--शि० ६।६ 2. काम- 
देव 3. सूय का एक घोड़ा । 

मुर्यू (म्वा० पर० म॒वति) बांधना, कसना । 

मुशटो [मष्‌+अठन्‌+डीपू, पृषो० पस्य शः | एक प्रकार 
का अन्न । 

मश (स)ली छोटो छिपकली । 


मष्‌ । (क्रया० पर० मुष्णाति, मषित, इच्छा० मुमषिषति) 
. चराना, उठा लेना, लटना, डाका डालना, अप- 
हरण करना ([द्विक० मानी जाती हूं, देवदत्त छत 
मष्णाति - परन्तु लौकिकसाहित्य में विरल प्रयोग) 
--मषाण रत्नानि--शि० १॥५१, ३॥३८, क्षत्रस्य 
मष्णन वसु जत्रमोज:--कि० ३।४१ 2. ग्रहण लगना 
ढकना, लपेटना, छिपाना -- सेन्य रेणम्‌षिताकंदीधिति 
--रघ० ११।५१ऊबन्दी जनानाः म॒ग्ध करता; 
लभाना 4. पीछ छोड़ देना, आगे बढ़ जाना--मुष्णव्ग 
थ्रियमशोकानां रक्‍ते: परिजनाम्बर 


च कोकिल शभ्रमरघध्वनिम---कथा० ५५११३, रत्न० 
१।२४, भदि० ९॥३२, मेघ० ४७, परि--, 
लटना, वंचित करना-परिमषित रत्न॑ त्रिभुवनम्‌ 
-मा० ५३०, प्र--, अपहरण करना, निस्तेज 


करना भद्ठि ० १७।६८० ।| 


([ ८०९ ) 


॥ ( भ्वा० पर० मोषति ) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, 
हत्या कराना । 
!# (दिवा० पर० मुष्यति) 4. चुराना 2. तोड़ना, नष्ट 
करना--भद्ठि ० १५।१६ । क्‍ 
मषकः [मष--ण्वल | चहा 
मषल दे० मसल । 
मुषा-षी [मष्‌ --क --अपू, डीष वा] कुठाली । 
मुषित (भू० क० कृ०) [मष--क्त] . लूटा गया, चोरी 
किया गया, अपहृत 2. अपहरण किया गया, छीन 
कर ले जाया गया 3. वजड्चित, मक्‍त 4. ठगा गया 
धोखा दिया गया --दवेन मृषितो$स्मि --का० । 
मषितकम [मृषित--कन्‌ ] चराई हुई संपत्ति । 
मष्क: [ मष--कक | . अंडकोष 2. पोता 3. गठीला तथा 
हृष्ट-ष्पुट पुरुष 4. राशि, ढेर, परिमाण, समुच्चय 
चोर। सम० --देशः अण्डकोष का स्थान,-- शन्य 
हिजड़ा, बधिया किया हुआ पुरुष,--श्ञोफ: पोतों की 
सूजन । 
मुष्ट (भू० क० कृ०) [मष्‌--क्‍्त| चुराया हुआ-श० 
५।२०,--ध्टम्‌ चराई हुई सम्पत्ति । 
मुष्टि: (पृं०, स्त्री०) [मष--क्तिच |] . भींचा हुआ हाथ 
मट॒ठी-कणाण्तमेत्य विभिदे निबिडो5पि मष्टि:-रघ ० 
९।५८, १५१२१, शि० १०।५९ 2. मटठीभर, जितना 
एक मटठी म॑ आबे, द्यामाकमष्टिपरिवॉधितक 
४१४, रघ० १९।५७, कु० ७।६९, मेघ० ६८ 3. मंठ 
दस्ता 4. एक विशेष तोल,(--एक पल के बराबर) 
5. पुरुष का लिग। सम० -देशः धनष का बीच का 
भाग, वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता हे, -- द्तम 
एक प्रकार का खेल, जआ, --पातः मकक्‍्केबाज़ी, - बंध 
4. मटठी बांघना 2. मटठीभर,--यद्धम मक्‍केबाज़ी 
घंसेबाजी । 
मुष्टिकः [मृष्टिमॉोषणं प्रयोजनमस्य - कन्‌] . सुनार 
हाथों की विशिष्ट स्थिति 3. एक राक्षस का नाम 
कम मकक्‍केबाजी, घंंसेबाज्ी। सम० -- अन्तकः 
व॒लराम का विशेषण । 
मुष्टिका [मुष्टिक--टाप | मुट्ठी । 
भुष्टिलयय | मृष्टि--ध--खश॒ मम ] बच्चा 
शश । 


मुष्टीमुष्टि (अव्य०) [मुष्टिभि: मुष्टिभि: प्रहत्य प्रवत्त 
युद्धम्‌ | मुक्केबाज़ी, घृसेबाज़ी, हस्ताहस्ति यद्ध । 

मुष्ठकः राई, काली सरसों 
(दिवा० पर० मस्यति) फाड़ना, विभकक्‍त करना, 
ट्कड़े २ करना । 

मुसलः, -लम्‌ [म्स--कलच | . गतका, गदा 2. मसल 
(चावल कूटने के काम आता हूँ )--मसलमिदमियं 
पातकाले मुहरन्‌ याति कलेन हुंकृुतेन--म॒द्रा० १।४ 


१०२ 


बालक, 


मन्‌० ६।५६ | सम० - आयुधः बलराम का विदशेषण, 
- उलखलम्‌ मसली ओऔर खरल । 

मुसलामसलि (अव्य० ) | मसले: मसल: प्रह्ृत्य प्रवत्तं यद्धम | 
मसल या गदाओं से लड़ना ॥ 

मुसलिन्‌ (पुं०) [मुसल---इनि] . बलराम का विशेषण 
2. शिव का विशेषण । 

मुसल्य (वि०) [मसल--यत | गदा से चर-चर किये जाने 
अथवा मार दिय जाने योग्य । 

मस्त (चुरा० उभ० मस्तयति -ते) ढेर लगाना, इकट्ठा 
करना, संग्रह करना, संचय करना । 

मुस्तः,---तम,-- सता [ म॒स्त्‌--क, स्त्रियां टाप| एक प्रकार 
की घास, मोथा - विद्नब्धं क्रियतां वराहततिभिम्‌ स्ता- 
क्षति: पल्वले--श० २।६, रघु० ९५९, १५१९ । 
सम० - अदः - आदः सूअर । 

मुस्रम [मस-+-रक | . मसली 2. आँसू । 


मुह (दिवा० पर० मुह्यति, मुग्घ या मूढ) मर्झाना, म॒ुछित 
होना, चेतना नष्ठ होना, बेहोश होना--इष्टाहं 
द्रष्टमाह्ू तां स्मरन्नेव ममोह सः- भट्टि० ६।२१; 
१।२०, १५।१६ 2. उद्वग्न होना, विह्नल होना 
घबराना 3. मढ बनना, जड़ होना, मोहित होना 
4. गलती करना, भूल होना--प्रेर० (मोहयति -ते) 
]. जड करना, मोहित करना --मा म्‌मुहत्खल्‌ भवन्त- 
मनन्यजन्मा - मा० १।३२ 2. अस्तव्यस्त करना, 
घबराना, उद्वग्न होना-भग० ३॥२, ४१६, 
परि --, घबराया जाना, उद्विग्न हो जाना (प्रेर० 
आ० ) फूसलाना, बहकाना, लरूचाना-भट्ठि० ८।६३, 
प्र, जडीभूत होना, म॒ग्ध होना, बि--, अव्यवस्थित 
होना, घबराना, उद्विग्न होना, विह्लल होना - भग० 
२।७२, ३।६, २७ 2. मग्ध होना या मोहित होना 
सम्‌ --, !. व्याकुल होना 2. मर्ख या अज्ञानी होना 
(प्रेर०) मोहित करना, जडीभूत करना--अधघर 
मधस्यन्देन संगमोहिता गीत० १२। 


महिर (वि०) [मह-+किरच] मर्खे, मूढ, जड़, -र 
. कामदेव 2. मर्ख, बद्ध । 

महुस (अव्य०) [मुह +उसिक | बहुधा, लगातार, निरंतर, 
बार बार--ग्रीवाभज्भाभिराम॑ महुरनपतति स्यन्दन 
दत्तदृष्टि: - श० १।॥७, २६, (इस अर्थ में प्राय 
द्वित्व' कर दिया जाता हे ) मुहुमहुः !. बार बार, फिर 
फिर, प्राय: बहुशः -गुरूणां संनिधानंडपि कः कूजति 
महुमहु: 2. कुछ समय या क्षण के लिए, थोड़ी देर के 
लिए - मेघ० ११५, उत्तरोत्तर वाक्यखंडों में अब 
अब (एक बार, दूसरी बार अथ्थ को प्रकट करने 
म॑ प्रयुक्त होता है -महरनपतते बाला महु 
पतति विह्चला, महुरालप्यते भीता महुः क्रोशति 
रोदिती -सुभा०/ मद्रा० ५३ सम ०--भाषा, 


( ८१० ) 


- वचस्‌ (नपुं०) पिष्टपेषण, पुनरुक्ति,-- भज (पुं०) 
घोड़ा । 

महृतेः,-तेम [ हुछ --क्त घातो: पूर्व मृट च | . एक क्षण, 
समय का अल्पांश, निमिष--नवाम्बुदानीकमुहतेला- 
ञ्छने--रघु० ३५३, संध्याश्ररेखेव महतरागा: 
-“:पंच० १।१९४, मेघ० १९, कु० ७।५० 2. काल, 
समय (शुभ या अशुभ) 3- अड़तालीस मिनट का 
काल,-- तें: ज्योतिषी । 

मुह॒तंक: [| महतं---कन | . निमिष, क्षण 2. अड़तालीस 
मिनट का काल । 

म्‌ (म्वा० पर० मवते) बांघना, जकड़ना, कसना । 

भूक (वि०) [ मू-+कक्‌ ] |. गूँगा, मौन, चुप्पा, वाक- 
शून्य - मूक करोति वाचाल, मूकाण्डजं (काननम॒) 
“7 कु० ३।४०, सखीमियं वीक्ष्य विधादम्‌काम्‌--गीत ० 
७ 2. बेचारा, दीन, दुःखी, - कः . गंगा -- मौनान्मक: 
-“हि० २२६ (पाठांतर), मनु० ७।१४९ 2. बेचारा, 
दीन 3. मछली । सम०--अम्बा दुर्गा का एक रूप, 
“- भावषः चुप्पी, मूकता, वाकशून्यता । 


मूकिसन्‌ (पुं०) [ मूक--इमनिच्‌ ] गूंगापन, मूकता, 
चप्पी | 


मूढ (भू० क० कृ० ) | मुह -+क्त | . जडीभूत, मोहित 
2. उद्विग्न, व्याकुल, विह्नल, सूझबझ से हीन--कि 
कतंव्यतामूढः “करणीय कर्तव्य की सूझ से हीन व्यक्ति' 
इसी प्रकार 'हीमूढ' मेघ० ६८ 3. नासमझ, मूखें, 
मन्दबुद्धि, जड, अज्ञानी -अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढ: प्रतिभासि मे त्वमू---रघ्‌ू०_ २।४७ 
4. भ्रान्त, भ्रमपूर्ण, प्रतारित, विचलित 5. अपक्व- 
जन्मा 6. संशयोत्पादक, -हः मूखे, बुद्ध, मन्दमति, 
अज्ञानी पुरुष--मूढः परप्रत्ययनयबृद्धि: - मालवि० 
१।२। सम०--आत्मन्‌ . मन से जड़ीभूत 2. निर्बद्धि, 
जड़, मूर्ख, --गर्भेः मृत गर्भ,---वादः अशद्ध भाव, गलत, 
विचारण, गलत घारणा, चेतन, -चेतस्‌ (वि०) 
निरबृद्धि, मूर्ख, अज्ञानी--अवगच्छति मूढचेतनः प्रिय- 
नाश हृदि शल्यमर्पितं -रघु० ८।८८, - धो, - बुद्धि, 
-“मति (वि०) निबंद्धि, जड़, मूखं, सीधासादा 
--कि० १।३०,--सत्त्य (वि०) मोहित, दीवाना । 
मृत (वि०) [ मू+कक्‍्त ] ॥. बांधा हुआ, करता हुआ 
2. बंदी किया हुआ । 
मूजस्‌ | मूत्र +घज्न_ ] मूत, पेशाब, - नाप्सु मूत्रं समुत्स- 
जेतू-मनु० ४।५६, मूत्र चकार 'मूता, लघुशंका की' 
सम ० -- आधातः मूत्रसंबंधी रोग,--आशयः पेट के 
नीचे का स्थल जहाँ मूत्र भरा रहता हैं, - उत्सड्ः दे० 
'मूत्रसंग ,--कृच्छूम पीड़ा के साथ मृत्र का आना, 
मृत्रक्षरण, बूँद २ पेशाव का पीड़ा देकर आना, 
“-कीशः अंडकोश, पोता,--क्षयः मूत्र का स्राव कम 


होना, - जठरः, -रम्‌ मूत्र रुक जाने से पेट की सूजन, 
“एदोषः मूत्रसंबंधी रोग,-- निरोधः मृत्र का रुक जाना, 
“पतनः गंधमाज रि,--पथः मूत्रनलिका, -- परीक्षा मूत्र- 
निरीक्षण, मूत्र की परीक्षा करना,-- पुटम्‌ पेट का 
निचला भाग, मूत्राशय, - मांगं: मूत्रनलिका मूत्रद्वार, 
- वर्धक (वि०) अधिक पेशाब लाने की दवा, मृत्रल, 
“ शूलः, -- लम्‌ मृत्रसंबंधी पीड़ा,- संग्र पेशाब आने में 
रुकावट, पीड़ा के साथ रक्त पेशाब आना । 

मूत्रयथति (ना० घा० पर०) पेशाब, लघ॒शंका करना 
-तिष्ठन्मूत्रयति - महा० । ल्‍ 

मूत्र (वि०) [ मूत्र--ला--क ] पेशाब लाने वाली 
(दवा ), मृत्रव्धक औषधि । 


मूत्रित (वि०) [ मूत्र--इतच्‌ ] मृत्र के रूप में निकला 


| (वि०) [ मुह-ख, मूर आदेश: ] जड़ मन्दमति, 
बद्धू, मूढ़, अनजान- खें: . मन्दमति, बुद्ध-नतु 
प्रतिनिविष्टमू्खलंजनचित्तमाराधयेत्‌--भतु ० २६, ८, 
मूखंबलादपराधिनं॑ मां प्रतिपादयिष्यसि - विक्रम० 
2. एक प्रकार का लोबिया। सम० - भूयम मूर्खता, 
जड़ता, अज्ञानता । क्‍ 
मूच्छेत (वि०) (स्त्री०-नी). [मुच्छे --णिच्‌--ल्यूट] 
. जडीभूत करने वाला, जडता या बेहोशी पैदा करने 
वाला, (कामदेव के एक बाण का विशेषण) 2, बढ़ाने 
वाला, वर्धन करने वाला, बल देने वाला,--नम्‌ 
. मूछित होना, बेहोश होना 2. (संगी० में) स्वरा- 
रोहण, स्वरविन्यास, स्वरों का नियमित आरोहणाव- 
रोहण, सुखद स्वरसंघान करना, लूयपरिवर्तन करना, 
स्वरसामंजस्य,  स्वरमाघुयें--स्फूटीमवद्ग्रामविशेष- 
मूच्छेनाम्‌ -- शि० ११०, भूयोभूयः स्वयमपि क्ृतां 
मूच्छनां विस्मरन्ति - मेघ०८६, वर्णानामपि मच्छ॑ना- 
न्तरगतं तारं विरामे मृदु -मृच्छ० ३।५, सप्त स्वरा- 
सत्रयो ग्रामा मुच्छेनाइ्वेकविशति:--पंच०  ५।५४ 
(मूर्च्छा या मूच्छेना की परिभाषा - क्रमात्स्वराणां 
सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ू, सा मूच्छेत्यच्यते 
ग्रामस्था एता:ः सप्त सप्त च, अधिक विवरण के 
लिए दे० शि० १।१० पर मल्लि० । 
मूर्चव्छा [मुच्छ -- (भावे) अडः--टाप्‌] ॥. बेहोशी, संज्ञा 
हीनता--रघु० ७।४४ 2. आत्म अज्ञान या व्यामोह 
3. धातु फूक कर भस्म बनाने की प्रक्रिया,-म्‌र्च्छा गतो 
मृतो वा निदर्शेनं पारदो5त्र रसः--भामि० १।८२। 
मर्च्छाल (वि०) [मर्च्छा-लच] बेहोश, अचेत, चेतना- 
रहित । 
मूच्छित (भू० क० क्ृ०) [मूर्च्छा जाता अस्य-इतच्‌, मूच्छे 
+क्त वा] 7. बेहोश, संज्ञाहीन, चेतनारहित 
2. मूर्ख, जड, मूढ 3. बढ़ाया हुआ, वर्धित 4. प्रचंड 


-( <११ ) 


किया हुआ, तीत्र किया हुआ 5. उद्विग्न, व्याकुल 
०. भरा हुआ, 7. फका हुआ । 

मतं (वि०) [मच्छे --क्त] ॥. बेहोश, संज्ञाहीन 2. जड 
मृढ 3. शरीरधारी, मृर्तिमानु-मर्तो विध्नस्तपस इव 
नो भिन्नसारज्भयूथ:--श० १।३६, भ्रसाद इव मतंस्ते 
स्पशः स्नहाद्रशीतल:--उत्तर० ३।१४, रघृ० २।६९, 
७।७०, कु० ७।४२, पंच० २॥९९ 4. भौतिक 
पाथिव 5. ठोस, कड़ा । 


म॒त्तिः (स्त्रोी०) [मच्छ-- क्तिन| . निश्चित आकार और 
सीमा को कोई वस्तु, भौतिक तत्त्व, द्रव्य, सत्त्व 
2. रूप, दृुश्यमान आकृति, शरीर, आक्ृृति, म॒द्रा० २।२, 
रघृ० ३।२७, १४।४५ 3. मत्तिमत्ता, शरीरधारण 
प्रतिबिब, स्पष्टीकरण--करुणस्य मरत्ति:--उत्तर० 
३।४, पंच० २।१५९ 4. प्रतिमा, प्रतिमरति, पुतला 
बृत 5. सौन्दर्य 6. ठोसपना, कड़ापन। सम० 
“घर, --संचर (वि० ) शरीरघारी, मरतिमान: उत्तर० 
६,--पः प्रतिमा का पुजारी, जो किसी देव प्रतिमा 
के पजाकृत्य में लगाया गया हैं । 
मृतिमत्‌ (वि०) [मूत्ति--मतुप्‌]) . भौतिक, पाथिव 
शरीरधारी, देहवान, साकार --शकुन्तला मृतिमती 
च्‌ सत्क्रिव--श० ५१५, तब मूर्तिमानिव महोत्सव 
करः--उत्तर० १।॥१९८, रघ्‌० १२।६४ 3. कड़ा 
ठोस । 


मूधन्‌ (पुं०) |मुह्त्यस्मिन्नाहते इति मर्धा--मह-[-कनि 
उपधाया दीर्घो धोधन्तादेशो रमागमदच|। ॥. मस्तक 
भों 2. सिर;--नतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदप:--शि० 
१९१८, रघु० १६।८ १, कु० ३१२ 3. उच्चतम या 
प्रमख भाग, चोटी, शिखर, थश्रृंग, सिर---अतिष्ठन्मन- 
जन्द्राणां मध्नि देवपतियंथा---महा ० “सब राजाओं के 
शीषभाग पर” आदि--भम्यां प्वंतमर्धनि--श ० ५।७ 
मेघ० १७ 4. (अतः) नेता, मखिया, मख्य, सर्वोपरि, 
प्रमख 5. सामने का, हरावल, अग्रभाग --स किल 
संयुगमूध्नि सहायतां मघवत्तः प्रतिपद्य महारथ:---रघ्‌ ० 
९।१९। सम ०-अन्तः सिर का मुकुट,-अभिषिक्‍त (वि०) 
अभिमंत्रित, किरीटधारी, यथाविधि पद पर प्रतिष्ठा- 
पित,-रघु० १६।८१ (क्तः) . अभिमंत्रित या अभि- 
षिक्तराजा 2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. मंत्री 
4.मूर्धाभिसिक्त ()--अभिषेक:ः अभिमंत्रण, प्रतिष्ठा- 
पन,-अवसिक्तः . ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से 
उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति 2. अभिमंत्रित राजा 
कर्णी -कर्परी (स्त्री०) छतरी,--जः . (सिर 
के ) बाल--पर्याकुला मूर्धजा:--श० १।३०, विललाप 
विकीणमूधंजा--कु ० ४४, “शोकातिरेक में उस स्त्री 
ने अपने बाल नोच डाले” 2. अयाल,--ज्योतिस 
(नपुं० ) दे० ब्रह्मरन्ध्र या मुद्रा-मार्ग --पुष्पः शिरीष 


का पेड,---रसः उबले चावलों का मांड,--वेष्टनम 
साफा, मकुट, शिरोमालय । 

मर्धन्य (वि०) |मृध्नि भवः--यत] 4. सिर पर विद्यमान 
2. मधन्य अर्थात्‌ मर्घा से उच्चरित होने वाले वर्ण 

ऋ, ऋ, ट 5 छह ढ़ ण र और ष, ऋणटरपषाणां मर्घषा 
3. मख्य, प्रमख, सर्वोत्तम । 

मध्वन दे० मधन । 


मर्वा, - वीं, मविका [म्वं--अच--टाप, डछीष वा; मर्वा 
+कन्‌+टठाप्‌ इत्वम।| एक प्रकार की छता जिसके 
देशों से घनुष की डोरी या क्षत्रियों की (कटिसत्र) 
तड़ागी तयार की जाती हैं । 

मल ] (म्वा० उभ० मूलति-ते, जड़ जमना, दृढ़ होना 
स्थिर होना 7 (चुरा० उभ० मूलयति-ते मूलित) 
पौधा लगाना, उगाना, पालना, उद---,उखाड़ना, जड़ 
से काटना, मलोच्छेदन करना--कि० १।४१, विनष्ट 
करना, विध्वंस करना, निस--,जड़ से उखाड़ना, 
उन्मलित करना । 


मलम्‌ [मूल-[-क] 4. जड़ (आलं० से भी )--तरुम॒लानि 
गृहीभवन्ति तेषामू--श० ७।२०, या, शाखिनों 
घौतमलाः १२०, मलंबन्ध जड पकड़ना, जड़ जमना, 
“-द्धमलस्य मल हि महद्वरतरोः स्त्रिय:--शि० 
२।३८ 2. जड़, किसीवस्तु का सबसे नीचे का 
किनारा या छोर--कस्याश्विदासीद्रसना तदानीम- 
ड्गुष्ठमूलापित सृत्रशेषा--रघु० ७।१०, इसी प्रकार 
'प्राचीमले--मेघ०ट ९१ 3. नीचे का भाग या 
किनारा, आधार, किसी भी वस्तु का किनारा जिसके 
सहारे वह किसी दूसरी वस्तु से जड़ी हो --बाह्वोर्म - 
लम्‌--शि० ७।३२, इसी प्रकार पादमलं, कर्णम्ल 
ऊरूमूलम्‌ आदि 4 आरंभ, शुरू -आमूलाच्छोतु- 
मिच्छामि श० १ 5. आधार, नींव, स्रोत, मूल 
उत्पत्ति--सर्वेगाहेस्थ्यमूलका:-महा ०, 'रक्षोग॒हे स्थिति 
मूलम्‌--उत्तर ०” १।६, इति केनाप्यक्तं तत्र मल 
मृग्यम्‌, 'इसका स्रोत या प्रमाण मालम किया जाना 
चाहिए” 6. किसी वस्तु का तल या पर, पर्वंतमलम 
गिरिमूलम्‌ आदि 7. पाठ, मल संदर्भ (भाष्य से 
विविक्त) 8. पड़ोस, आस पास, सामीप्य 9. मलूघन, 
मूलपूंजी 0. कुलक्रमागत सेवक व4. वर्गमूल 
2. राजा का अपना निजी प्रदेश--स गप्तमलप्रत्यन्त 
-रघृ० ४।|२६, मन० ७।१८४ ॥3. विक्रेता जो 
स्यय विक्रेयवस्तु का स्वामी न हो--मन्‌० ७।२०२, 
(अस्बामिविक्रेता कुल्ल०) 44. ग्यारह तारकाओं का 
पुंज जो सत्ताइस नक्षत्रों में से उन्‍नीसवां (मलनक्षत्र ) 
हैं 5. झाड़ी, झाड़-झखाड़ 6. पीपरा मल 47. अंग- 
लियों की विशेष स्थिति। सम०--आधारम [. नाभि 
2. जननन्द्रिय के ऊपर एक रहस्य मय वृत्त,--आभम्‌ 


( ८१२ ) 


मली,--आयदनम्‌ मूल आवासस्थान-,आज्षिन्‌ (वि०) 
जो कन्दम लादि खाकर जीवित रहे,--आह्वम्‌ मूली 
-उच्छेदः पृर्णध्वंस, पूर्णविनाश, पूरी तरह उखाड़ 
फेंकना,--कर्मन्‌ (नप०) जादू,--क्वारण मूलहेतु 
आदि कारण, कु० ६।१३,--कारिका भट्टी, चूल्हा 
--कुच्छ:--कृच्छम एक प्रकार की तपस्या, केवल 
जड़ें खाकर निर्वाह करना,-कैशरः नीब्‌,--गृुणः किसी 
मल का गणांक,--जः जड़ बोने से उत्पन्न होने वाला 
पौधा, (जम ) हरा अदरक,--देवः कंस का विशेषण 
“"जरठयम्‌ - घनम मूलधन, माल, वाणिज्यवस्तु, पूंजी 
“धातु: लसीका ,--निकृन्तन (वि०) जड़ से काट 
डालन वाला,--पुरुष “पशुपारु किसी परिबार का 
वंशप्रवर्तक पुरुष,--प्रकतिः (स्त्री०) सांख्यों का 
प्रधान या प्रकृति, -फलदः कटहल का पेड़,--भद्र 
कंस का विशेषण,--भत्यः पुराना तथा कुलरुक्रमागत 
सेवक,--वचनम्‌ मलपाठ,--वित्तम पूंजी, वाणिज्य 
वस्तु, माल, --विभुजः रथ, - शञाकट:,---शाकिनम्‌ वह 
खेत जिसमें मली गाजर आदि मल-पौधे बोय जाते 
हैं, - स्थानस्‌ . आधार, नींव 2. परमात्मा 5. हवा 
वायु,--ज्रोतस (नपुं०) प्रधान धारा या किसी नदी 
का उद्गम स्थान । 


सूलक:, -कम्‌ | मूल--कन्‌ | 4. म्‌ली 2. मक्ष्य जड़, 


--कः एक प्रकार का विष । सम०--पोतिका 
मूली । 

मरा [| मूल--अच्‌--टाप्‌ | . एक पौधे का नाम, सता- 
वर 2. मूल नक्षत्र । 

मूलिक (वि०) [ मूल-+ठन्‌ |] मूलभूत, मौलिक,--कः 
भक्त, संन्यासी । 


मूलिन्‌ (१०) [ मूल-+इनि | वक्ष । 
(धि०) | मूल--इन ] जड़ बोन से उगने वाला । 
सलो [ मल-+डीप | एक छोटी छिपकली । 
| मूल-|-एरक्‌ ] 4. राजा 2. जटामांसी, बालछड़ । 
(वि०) [ मूछ--यत्‌ ] !. उखाड़ देने योग्य 2. मोल 
लेने के योग्य,--ल्यम !. कीमत, मोल, लागत-- 
क्रीणन्ति सम प्राणमल्ययशांसि--शि० १८१५, 
शान्ति० १।१२ 2. मजदूरी, किराया या भाड़ा, वेतन 
3. लाभ 4. पूजी, मलधन । 
सष (म्वा० पर० मृषति, मृषित) चुराना, लूटना, अप- 
हरण करना । 
सष: | मध्‌--क | . चहा, मसा 2. गोल खिडकी, मोघा 
रोशनदान । 
मूषक: [ मृूष-कन्‌ ] !. चृहा, मूसा 2. चोर 
-अराति: बिलाव,--वाहन: गणेश । 
मषणस [ मष्‌-+ल्यट ] चराना, चपके से खिसका लेना 
उठा लेना । 


सम॑० 


मधा, मृषिका [ मृष--टापू, मृषिक--टाप | चुूहिया 
कुठाली 

मषिकः [ मष--किकन ] !. चहा 2. चोर 3. शिरीष का 
पेड़ 4. एक देश का नाम । सम०--अछु:,--अज्चन 
- रथः गणंश के विशेषण,--अद्र:ः बिलाव,--अराति 
बिलाव,--उत्करः, - स्थलम बांबी 

मसषिकारः (पुं०) चहा । 

मधो, सथीकः, सघोका | मष--डीष, मष--ईकन, स्त्रियां 
टापू व | चहा, मसा, मसी । 

(तुदा० आ०-[ परन्तु लिट, लूट, लूट और हुझू मे 
पर० ] म्रियते, मृत) मरना, नष्ट होता, मृत्य को 
प्राप्त होता, जीवन से बिदा लेना--प्रेर० (मारयति 

ते) वध करना, हत्या करना-इच्छा० (मुमषति ) 
. मरने की इच्छा करना 2. मरने के निकट होना 

रणासंन्‍न अवस्था में होता, अनु--, बाद में मरता 
मर कर अनुगमन करना--रघु ० ८।८५ । 


मृक्ष्‌ दे० अश्ल्‌ । 

मगू (दिवा० पर०, चुरा० आ० मग्यति, मृगयते, 
मगित) 7. ढंंढना, खोजना, तलाश करना, 
न रत्नमन्किष्यति मुस्यते हि तत्‌ ->कु० 


५।४५, गता दूता दूरं क्वचिदपि परेतान्‌ मगयितुम्‌ 
“गंगा० २५ 2. शिकार करना, पीछा करना, अनु- 
सरण करना 3. लक्ष्य बांधना, यत्न. करना 4. परीं 
क्षण करना, अनसंघान करनाज-अविचलितमनोमिः 
साघकर्मग्यमाण:--मा० ५।१, अन्तयंश्च ममक्षूभिनि- 
यमितप्राणादिभिमंग्यते--विक्रम० १।१, “अन्दर से 
खीजा गया, और अनसंधान किया गया 5. मांगता 
- याचना करना--एताबदेव मगये प्रतिपक्षहेती:--मा० 
+१॥२० | 
| मुग-/क | . चौपाया, जानवर--नाभिषेकों न 
संस्कार: सिहस्य क्रियते म्गं', विक्रमाजितराज्यस्य 
स्वयमेव मगन्द्रता । दे० नी ० 'मगाधिप' 2. हरिण, बारह- 
सिंगा-- विश्वासोपगमादर्भिन्नगतय: शब्द सहन्ते मृगा 
->श० १।१४, रघ० ?१।४९, ५०, आश्रममंगो5यं न 
हन्तव्यः--श० १।३, आखेट 4. चन्द्रमा का लाञ्छन 
हरिण के रूप में लगा हुआ हु 5. कस्तूरी 6. खोज, 
तलाश, 7. पीछा करता, अनसरण, शिकार 8. पूछ 
ताछ, गवेषणा, 9. प्रार्थना, निवेदन 40. एक प्रकार 
का हाथी (. मनष्यों की एक विशिष्ट श्रेणी-मर्गे 
तुष्टा च चित्रिणी, वदति मघरवाणीं दीघनेत्रोइतिभी 
रुश्चपलमतिसुदेहः शीघ्रवेगोी. मगोज्यम--शब्द० 
2. ':मगशिरा'" नक्षत्र 3. 'ागंशीष का महीना 
4. मकर राशि । सम० -अक्षो हरिणी जैसी आंखों 
वाली स्त्री,-अद्भू: . चन्द्रमा 2. कपूर 3. हवा,-अजड्भ ना 
हरिणी, -- अजिनम मंगछाला,---अण्डजा कस्तुरी,-अद्‌ 


संग 


कार 


$ <९१३ ) 


(पूं०),---अदनः,---अन्तक: छोटा शेर या चीता, 
लकड़बग्घा,-अधिप:, --अधिराजः सिह,-केश री निष्ठ- 
रक्षिप्तमगयथो मगाधिप:--शि० २॥५३, मगाधिरा- 
जस्य वचो निशम्य--रघ ० २।४१,---अरातिः . सिह 
2. कृत्ता,--अरिः . सिंह 2. कुत्ता 3. शैर 4. वक्ष 
का नाम,--अशनः सिह,--आविध्‌ (पं०) शिकारी 
--आस्यः मकर राशि,--इन्द्र:ः त. सिह--ततो मगे- 
न्द्रस्य मगन्द्रगामी--रघ० २॥३० 2. शर 3. सिह 
राशि आसनम्‌ सिंहासन आस्यः शिव का विशेषण 
-- चटकः बाज पक्षी,--इृष्ट: चमेली का एक भेद 
--ईक्षणा हरिणी जेसी आंखों वाली स्त्री,--ईइवरः 
. सिह 2. सिहराशि,---उत्तमम्‌,--उत्तमाड़स मग- 
शिरा नक्षत्रपंज, -- काननम उद्यान,--गासिनों एक 
प्रकार का औषधद्र॒व्य,--जलूम्‌ मगमरीचिका 'सस्‍्नानसम 
मगमरीचिका के जल में स्नान करना--अर्थात्‌ असं- 
भावना,--जोीवनः शिकारी, बहेलिया,--तष, -- तषा 
--तष्णा, --तृष्णिका (स्त्री०) मगमरोचिका--मग- 
तृष्णाम्भस स्‍्नातः, दे० “खपुष्प',--दंशः,--दंशक 
कृत्ता,--दश हरिणी ज॑सी आंखों वाली स्त्री-तदीषद्नि 
स्तारि स्तनयगलमासीन्मगद्श:--उत्तर ० ६।३५, 

शिकारी,--ह्विष (पुं०) सिह,--धरः चन्द्रमा,--धर्तः 
--धर्तेक: गीदड़, - नयना हरिणी ज॑ंसी आँखों वाली 
सत्री,--नाभिः:  . कस्त्री--कु० १॥५४, क्रूतु० 
६।१२, चौर० ८, रघ० १७।२४ 2. हरिण जिसकी 
नाभि में कसस्‍्त्री होती हं--रघु० ४७४, जा 
कस्त्री,--पतिः . सिह 2. हरिण 3. शेर,--पालिका 
कस्तूरीमग,-- पिप्लः चन्द्रमा,--प्रभुः सिह,  ब(व) 
धाजोव: शिकारी,--बन्धिनी हरिणों को पकड़ने का 
जाल,--मद; कस्त्री--कुचतटीगतो यावन्मातामलति 
तव तोयमंगमद:--गंगा० ७, मगमदतिलकं॑ लिखति 
सपुलक॑ मगमिव रजनीकरे - गीत ० ७, वासा कस्तूरी 
का थला--भन्द्र: हाथियों कीं एक श्रेणी,-- मातका 
हरिणी, -- मंखः मकरराशि,-- यथम हरिणों का झुण्ड 
- राज (पं०) . सिह-शि० ९।१८ 2. शेर 
3. सिह राशि, -- राजः ।, सिह--रघ० ६॥३ 2. सिह 
राशि 3. शेर 4. चन्द्रमा धारिन, लक्ष्मन्‌ (पुं०) 
चन्द्रमा,--रिपुः सिह,---रोमम्‌ ऊन,--- जम ऊनी 
कपड़ा,-लाडइछतः चन्द्रमा --अद्भाधिरोपितमृगश्चन्द्र मा 
मृगलाउछन:--शि० २॥५३, 'जः बृधग्रह,--लेखा 
चन्द्रमा में हरिण जसी घारी-मगलेखामृषसीव चन्द्रमा 
-7रघु० ८।४२, -लोचनः चन्द्रमा (-ना >नी) 
हरिणी जसी आंखों वाली स्त्री,---वाहनः हवा,--व्याध 
. शिकारी 2. तारामंडल या नक्षत्रपंज 3. शिव का 
विशेषण, --शावः छोना, हरिण का बच्चा--म गशाव 
सममेधितो जनः--श० २।१८,-शिरः,-शिरस्‌ ( नपुं ० ) 


“-"शिरा पांचवे नक्षत्र (मगशिरस्‌ ) का नाम जो 
तीन तारों का पंज हे,---शीषम मगशिरा नाम का 
नक्षत्रपुंज, (षें:) मागशीष का महीना,--श्ीर्षन्‌ (पुं०) 
मृगशिरा नाम का नक्षत्र,--श्रेष्ठः शेर,--हन (पुं०) 
शिकारी । 

म॒गणा [मग्‌--यच्‌--टाप।| खोजना, तलाश करना, पूछ- 
ताछ, अनसंधान । 

मगया [ मगं यात्यनया या घवञ्मथ क |] शिकार, पीछा 
करना-मिथ्यव व्यसन वदन्ति मगयामीदग्विनोद: कुत 

श० २।५, मृगयापवादिना -माढ्ग्येन -श० २ 

मगयावेष, मगयाविहारिन आदि । 


मगयः [मग अस्त्यर्थ यच] 4. शिकारी, बहेलिया -- हन्ति 


नोपशयस्थोषपि शयालमंगयमंगान--शि० २॥८० 
गीदड़ 3. ब्रह्म का विशेषण । 
मगव्यम | मुग-+-व्यघ-ड | त. पीछा करना, शिकार 


--कि० १३।९ 2. निशाना, लक्ष्य । 
भगी | मग-|डछीष | . हरिणी, मंगी 2. मिरगी रोग 
स्त्रियों की एक विशिष्ट श्रेणी। सम०--दश् 
(स्त्री०) वह स्त्री जिसकी आँखें हरिणी जसी होती 
है, - पतिः कृष्ण का विशेषण । 
मृग्य (वि०) [ मग-ण्यत्‌ | खोज जाने या तलाश किय 
जाने योग्य, शिकार किये जाने के योग्य- तत्र मूलम्‌ 
मग्यम्‌ । 
मज ] (म्वा० पर० मा्जति) शब्द करना । 
]] (अदा० पर०, चूरा० उभ० माष्टि, मार्जयति-ते, 
इच्छा ० मिमृक्षति या मिमार्जिषति ) . पोंछना, घो 
डालना, स्वच्छ करना, साफ करना 2. बुहारी देकर 
साफ करना (आलं० से भी ) स्वेदलवान्ममार्ज --शि० 
३।७९ 3. चिकना करना, (घोड़े आदि को) खरहरे 
से रगड़ना 4. सजाना, अलंकृत करना 5. निर्मल 
करना, पानी से घोना, साफ करना---लल : खड़गान्म- 
माजश्च ममजश्च परश्वधान्‌ -भट्टि० १४।॥९२, 
(शद्धान्‌ चक्र: या शोधितवन्त:), अब--, . मलना 
गदगदाना 2. घो डालना, उद-,पोंछ देना, हटाना,-रघ ० 
५।२२, निस-, पोंछना, घो देना, परि --, पोंछ 
डालना, घो देना, हटाना--(वाच्यं ) त्यागन पत्न्‍या 
परिमाष्ट्मच्छत-रघ ० १४।३४ 2. मलना, गृदगदाना 
प्र -, पोंछ डालना, हटाना, प्रायश्चित्त करना -- स्व- 
भावलोलेत्य यश: प्रमष्टम्‌--रघ ० ६।३१, प्रणिपात- 
लद्भूनं प्रमाष्टकामा--विक्रम० ३, मालूवि० ४, वि-- 
. पोंछ डालना, पोंछ देना 2. निर्मेल करना, स्वच्छ 
करना सम्‌--, !. बृहार कर साफ करना, निर्मल 
करना 2. पोंछ देना, पोंछ डालना, हटाना 3. मलना, 
गुदगुदाना 4. निचोड़ना, छानना । 
मजः | मृज--क | म्रज नाम का वाद्यविशेष । 


( «९४ ) 


मजा [ मृुज-|- अड-टाप्‌ | . स्वज्छ करना, निर्मल अयहह मतका मन्दमतयों, न यंषामानन्दं जनयति जग- 
करना, घोना, नहाना-घोना 2. स्वच्छता, निर्मेलता न्नाथभणिति:-- भामि ० ४। १९, -- कम किसी संबंधी की 
--भट्टिी” २१३, श॒द्धि 3. आकार-प्रकार, निर्मल मृत्य हो जाने पर उत्पन्न अशौच । सम०- अंतक 
त्वचा और स्वज्छ मखमण्डल । गीदड़ । 

मु॒जित (वि०) [ मृज्‌--क्त | घो डाला गया, स्वच्छ किया | मतण्ड: (पं०) सूर्य । 
गया, हटाया गया । मतालकम | मत--अल-+पणिच्‌ --ण्वल | एक प्रकार की 

सड़: [ मड-क | शिव का विशेषण | मिट्टी, पिडोर या चिक्‍्कण मृत्तिका । 


सडा, मडानो, सड़ो [मृड--टापू, मृड+डीष, पक्षे | मृतिः (स्त्री०) [ म+क्तिन ] मृत्य, मरण । 


आनक |] पावेती का विशेषण - शड़्डू सुन्दरि कालकट- 
मपिबत मढो मडानीपतिः--गीत ० १२ । 


म॒ण्‌ (तुदा० पर० मृणति) वध करना, हत्या करना, नष्ट 


करना । 


मणाल:,--लम्‌ [ मण--कालन्‌ ] कमल की तनन्‍्तुमय जड़ 


कमल-तन्तु- भज्जेपपिहिमृणालानामन्‌बध्नन्ति तन्तव 
--हि० १।९५, सूत्र मणालादिव राजहूंसी - विक्रम० 
११९, ऋतु० ११९, विक्रम ० २।१३,--लम॒ सुगंधित 
घास की जड़, वरिणमूल। सम-भड्ढः कमलतंतु 
का टुकड़ा, -सूत्रम कमलवृन्त का तन्‍तु । 


मणालिका,( मणालो [ मृणाल-+- कन्‌--टापू, इत्वम्‌, मणाल 


गेष॒ कमलव॒न्त-य 


म्लानभड्ुँ-मा० १।२२, या, परिमृदितमुणालीदुर्ब ला- 
न्यड्रकानि---उत्तर ० १।२४ । 


मणालिन (प्‌ृ०) [ मृणाल--इनि |] कमल । 
मणालिनी | मणालिन्‌+डीष ] 4. कमल का पौधा 


2. कमलों का समह 3. जहाँ कमल बहुतायत से 
मिलते हो 


मत (भू० क० कृ०) [ म्‌ृ+क्‍त |] . मरा हुआ, मृत्य को 


को प्राप्त 2. मृतक जसा, व्यथं, निष्फल मृतो दरिद्र 
पुरुषों मत॑ मंथुनमप्रजम, मृतमश्रोत्रियं श्राद्ध मृतो 
यज्ञस्त्वदक्षिण: --पंच० २।९४ 3. भस्म किया हुआ, 
फंका हुआ-मच्छां गतो मृतो वा निदशनं पारदोउचब्र 
रस:--भामि ० १।८२,--तम््‌ . मृत्य 2. भिक्षा में 
प्राप्त अन्न, दान या भिक्षा-दे० अमृतम्‌ (८)। 
सम० - अज्भूम शव,--अण्डः सूय,--अशौचम्‌ किसी 
संबंधी को मत्य से उत्पन्न अपचित्रता, अशौच, दे० 
अशौच',-- उद्धवः समुद्र, सागर,--कल्प (वि०) 
मतप्राय, बहौश, - गहम्‌ कबर,--- दार: रडवा, विधघर 
-जनिर्यातकः जो शवों को कब्रिस्तान में ढोकर ले 
जाता है,--मत्त:, --मत्तक: गीदड़, --- संस्कार: अन्त्यष्टि 
या औध्वेदेहिक कृत्य, -संजोवन (घि०) मर्दों को 
जिलाने वाला ( -नम, -नी मर्दोंका पुनर्जीवित 
करना, ( - नी) मर्दों को जिलाने का मंत्र, गंडा या 
ताबीज, - सूतकम्‌ मरे हुए (मृत जात ) बच्चे को जन्म 
देना,-स्नानम किसी की मत्य होने पर स्नान करना । 


मृतक:, - कम [ मत--कन्‌ | मुर्दा शव -- ध्रुवं ते जीवन्तों 


मत्तिका [मद---तिकन-+टाप्‌ू| 4. पिंडोर, भिट्टी - मन्‌० 
१।१८२ 2. ताजी मिट्टी 3. एक प्रकार की गंघधयक्‍्त 
मिट्टी । 

मृत्य: [ म-त्यक ] !. मरण--जातस्य हि शध्रवो मस्य- 
ध्रंव जन्म मृतस्य च--भग० २।२७ 2. मृत्य का देवता 
यमराज 3. ब्रह्मा का विशेषण 4. विष्ण का विशेषण 

रु 

5. माया का विशेषण 6. कलि का विशेषण 7. काम- 
देव। सम ०-- तूर्यभ्‌ एक प्रकार का ढोल जो औध्व देहिक 
संस्कार के अवसर पर बजाया जाता ह,-नाज्ञक; पारा 
--पा: शिव का विशेषण,--पाज्षः मृत्य या यम को फंदा 
-परुष्पः ईख, गन्ना,-- प्रतिबद्ध ( वि० ) मरणशी ल, मत्य 
फला,--ली केला,--बीज:,--- बीज: बांस,-- राज 
(प्र०) मौतका देवता, यमराज,-- लोक: 4. मर्दों की 
दुनिया, यमलोक 2. भूलोक, मत्यंछोक--तु ० 'मत्यंलोक 
वचन: . शिव का विशेषण 2. पहाड़ी कौवा 
--सि: (स्त्री०) केकड़ी । 

मृत्युअ्जयः [मृत्यु---जि--खच्‌, मुम] शिव का विशेषण | 

मृत्सा, मृत्स्ना [ मद--स (स्न)--टाप्‌ | . मिट्टी, पिडोर 
2 अच्छी मिट्टी या पिडोर, चिक्‍्कण भिट्टी 3. एक प्रकार 
को गंघयक्त मिटटी । 


मुद्‌ (क्रया० पर० मृदनाति, मृदित) 4. निचोड़ना, दबाना 
भीचना - मम॒ च मृदितं क्षोम॑ बाल्यत्वदड्भविवतंन 
--वेणी० ५१४० 2. कुचलना, रौंदना, टकड़ें-टकड़े कर 
देना, हत्या करना, नष्ट करना, पीस देना, रगड देना 
चकनाचर कर देना-तानमर्दीदखादीच्च-- भट्टि 
१५।१५, बालान्यमृदुनान्नलिनाभववक्‍त्र: -- रघु० १८।५ 
3. मसलनागगृदगृदाना। घिसनाः स्पर्श करना -- शि० 
४|६१ + जीत लेना, आगे बढ़ जाना 5. पोछ देना 
रगड़ देना, हटाना, अभि -, निचोड़ना, भींचना, 
कुचलना, अव--- रॉदना, कुचलना, उप-, !. तिचोड़ना 
भीचना 2. नष्ट करना, मार डालना, कुचल देना 
>-यामिकाननुपमद्य-- ने० ५१११०, परि--, भींचना 
निचोड़नान्परिम्‌दितमणाली दुर्बलान्यज्भकानि-उत्त र० 
११२४ 2. मार डालना, नष्ट करना 3. पोछ देना, 
रगड़ देना, प्र --, कुचछना, चकनाचर करना, पींस देना, 
हत्या कर देना, वि-, . भींचना, निचोडना 2. चक- 
नाचूर करना, कुचलना, पीसना--मनु० ४|७० 3. मार 


( ८१५ ) 


डालना, नष्ट करना, सम--, इकद्रा कर निचोड़ना, 

चकनाचूर करना, पीस देना, हत्या करना । 
मृद्‌ (स्त्री०) [ मृद--क्विप्‌ ]। पिंडोर, मिद्ठी, मिद्ठी का 
गारा--आमोद॑ं कुसुमभवं मृदेव घत्ते मद्गंधं न हि - 
कुसुमानि धारयन्ति--सु भा ०, प्रभवति शुचिबिम्बोदस्राहे 
मणिने मुदां चयः --उत्तर० २।४ 2. मिट्टी का ढेला, 
चिकनी मिट्टी का छौंदा 3. मिद्ठरी का टीला 4. एक 
प्रकार की सुगंधित मिट्टी। सम० --कण:ः मिद्ठी 
की डली या लौंदा,-करः कुम्हार, -- कांस्थयम मिट्टी का 
वर्तन, --गः एक प्रकार की मछली, --चयः (मृच्चय:) 
मिट्टी का ढेर,-पचः कुम्हार, -पात्रम,-भाण्डम मिट्टी 
का बर्तेन, चिकनी मिट्टी के बने पात्र, - पिण्ड: मिट्टी का 
लोदा,--बुद्धिः आलसी बुद्ध,--मया च मत्तपिण्डबद्धिना 


तथेव गृहीतम्‌ू--श० ६,--लोष्टः मिट्टी का ढेला,. 


>शकटिका (मृच्छकटिका) मिट्टी की छोटी गाड़ी; 
(शूद्रक द्वारा लिखित इस नाम का एक नाटक) । 

मृदड़: [मद--अंगच्‌ किच्च] . एक प्रक्मर का ढोल या 
मुरज, डफली 2. बाँस । सम०--फलः कटहल का 
वक्ष । 

मदर (वि०) [मद--अरच्‌] 7. क्रीडाशील, खिलाड़ी 
2. क्षणभडूग्र, क्षणिक, अस्थायी । 

मृदा दे० मद (स्त्री) । 

मृदित (भू० क० कृ०) [मृद-+क्त] . भींचा हुआ, 
निचोड़ा हुआ--सुरतमृदिता बालवनिता--भर्त्‌ ० 
२।४४ 2. कुचला गया, पीसा गया, पीस डाला गया, 
रौंदा गया, मार डाला गया 3. मसल दिया गया, 
हटाया गया (दे० म॒द्‌) । 

मृदिनी [मृद-कर-इनि-+-डीष्‌] अच्छी, चिकनी मिट्टी । 

मृद्रु (वि०) (स्त्री०-ढु,-दी) [मृदू-+-कु] (म० अ० 
म्रदीयसू, उ०अ० म्रदिष्ठ) 4. चिकना, कोमल, 
पतला, ल्नीला, सुकुमार--म॒दु तीक्षणतरं यद॒च्यते 
तदिद॑ मन्मथ दृश्यते त्वयि--मालवि० ३।२, अथवा 
मृदु वस्तु हिसितुं मृदुनेवारभते प्रजान्तक:-रघु० 
८।४५, ५७ श० ११०, ४॥१०, 2. कोमल, सुकु- 
मार, नम्न--न खरो न च भूयसा मृदुः--रघु० ८।९; 
बाणं क्ृपाम दुमना: प्रतिसंजहार-९।४७ 'दया के कारण 
कोमल मन वाला' ११।८३, -श० ६।१ मह्षिम द- 
तामगच्छत्‌--रघु ० ५।५४, “दयाद्रें' -खातम्‌लमनिलो 
नदीरयेः पातयत्यपि मृदुस्तटद्रुमम्‌ --१ १।७६, 'मृदू और 
मनन्‍्द पवन भी 3. दुवंल, कमज़ोर--सर्वथा मदरसों 
राजा--हि० ३, ततस्ते मृदवो5भूवन्‌ गन्धर्वा: शर-- 
पीडिता:--महा ० 4. मध्यम, संयत,--दू: शनिग्रह,--दु 
(अव्य०) कोमलता से, मन्दस्वर में, मधर ढंग से 
““स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: --श० १॥२३, वादयते 
मृदु वेणूम-गीत० ५। सम०--अद्भ (वि०) कोमल 


अंगों वाला, (-गम्‌) टीन, जस्त (-गी) कोमल अंगों 
वाली स्त्री,---उत्पलम कोमल अर्थात्‌ नीकूकमल, 
- कार्ष्णयसम्‌ सीसा, - कोष्ठ (वि०) नरम कोठे 
वाला जिसे हलके विरेचन से दस्त आ जाय,--गमन 
(वि०) मन्द या अलसपूर्ण चाल वाला, (ना) हंसी, 
राजहूंसी, -- चमिन्‌,--छदः| --त्वचू,- त्वचः (पुं०) 
एक प्रकार के भोजपत्र का वक्ष,--पत्र: सरकंडा या 
नरकुल,---पर्वकः, - पर्वनू. (नपुं०) नरकुल, बेंत, 
-> पुष्प: शिरिष का वक्ष,--पूर्व (वि०) जो आरंभ 
मे मंद हो, स्निग्घ हो, सौंम्य तथा सुहावना हो, 
-- भाषिन्‌ (वि० ) मधुर बोलने वाला,--रोमन्‌ (पुं०) 
>“रीसकः खरगोश, --स्पशे (वि०) छूने में नरम । 

मदुझ्नकम्‌ [मृद-उद्‌--नी--ड--कन्‌ | सोना, स्वर्ण । 

मृवुल (वि०) [मृदु--लच्‌ | . स्निग्ध, कोमल, सुकुमार 
2. ऋजु, सरल, साध,---लम 7. जल 2. अगर की 
लकड़ी का एक भेद । 

मृद्दी, मृद्दीका [मृदु--डीष्‌, पक्षे कन्‌--टाप च] अंग्रों की 
बेल या गुच्छा--वाच तदीयां परिपीय मुद्दीं मृद्दीकया 
तुल्यरसां स हंस:--न ० ३३६०, भामि० ४॥१३, ३७। 

मध्‌ (म्वा० उभ मधंति-ते) गीला होना, या गीला करना । 

मधम्‌ [मृघप्‌--क | संग्राम, युद्ध, लड़ाई--सत्त्वविहितमतुलं 
भुजयोबेलमस्य पश्यत मृधे5धिकुप्यतः -कि० १२॥३९, 
रघृु० १३।६५, महावी ० ५॥१३। 

मृन्मय (वि०) [मृद--मयद] मिट्टी का बना हुआ, रघु० 
ज॥२ । 

मश (तुदा० पर० मृशति, मष्ट) 4. स्पर्श करना, हाथ से 
पकड़ना 2. मलना, गुदगुदाना 3. सोचना, विमरों, 
विचार करना, अभि---, स्पशे करना, हाथ से पकड़ना, 
आ--, स्पश करना, हाथ लगाना, हाथ डालना 
(आलं० से भी); नवातपामुष्टसरोजचारुभि:-कि० 
४] १४, शरासनज्यां मुहुराममर्श --कु० ३।६४; शि० 
९३४ 2. झपट्टा मारना, खा जाना--रघु० ५॥९ 
3. आक्रमण करना, हमला करना; आमुष्ट नः पद 
परे:--कु० २।३१, परा-, 4. स्पर्श करना, मलना, 
गुदगुदाना; परामृशत्‌ हषषंजडेन पाणिना तदीयमज़ 
कुलिशनब्रणादितम्‌ -- रघु० ३।६८, शि० १७११, 
मृच्छ० ५॥२८ 2. किसी पर हाथ डालना, आक्रमण 
करना, हमढा करना, पकड़ लेना--मच्छ० १॥३९, 
3. दृषित करना, भ्रष्ट करना, बलात्कार करना, 
4. विचार विमश करना, चितन करना-कि भवितेति 
सशडू पद्भूजनयना परामशति-- भामि० २।५३ 5. मन 
से सोचना, प्रशंसा करना--प्रन्थारम्भे विष्नविधाताय 
समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थक्ृत्परामृशति-काव्य ० १, परि-, 
. स्पर्श करना, जरा छू जाना--शिखरशतते: परि- 
मृष्टदेवलोकम्‌--भट्टि ० १०।४५ 2. ज्ञात करना, घि-, 


( ८१६ ) 


. स्पशें करना 2. चिन्तन करना, सोचना, विचार 
करना, मनन करना-वणुते हि विमश्यकारिणं गूणलब्धा 
स्वमेव संपद:--कि० २।३०, रामप्रवासे' व्यमशज्न 
दोष जनापवादं सनरेन्द्रमत्यम-भट्टि० २।७, १२॥२४ 
कु० ६।८७, भग० १८।६३ 3. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना, परयंवेक्षण करना 4. परीक्षा लेना, परीक्षण 
करना----तदत्रभवानिमं मां च श्ञास्त्रे प्रयोगे च विमृ- 
दशतु--मालवि० १। 
मृष्‌ । (म्वा० पर० मर्षति) छिड़कना ॥] (म्वा० उभ० 
मर्षति-ते ) बर्दाइत करना, सहन करना-आदि (प्राय 
दिवा० उभ० ) ॥॥ (दिवा०, चुरा० उभ ०-मृष्यति-ते 
मर्षपति--ते, मधित) 4. झेलना, भोगना, सहन 
करना, साथ रहना---तत्किमिदमकायमनष्ठितं दंवेन 
लोको न मष्यतीति--उत्तर० ३ रघ० ९।६२ 2. अनु- 
मति देना, इजाजत देना 3. क्षमा करना, माफ करना 
दोषमुक्त करना, क्षमाशीरक होना--मध्यन्तु लवस्य 
बालिशतां तातपादा:---उत्तर० ६, प्रथममिति प्रेक्ष्य 
दुृहितुजनस्यको5पराधों भगवता मर्षयितव्य:--श० ४, 
आये म्षय मर्षय- वेणी० १, महाब्राह्मण मर्षय 
“-मच्छ० १ । 
सृथा (अव्य ०) [मष-+-का] मिथ्या, गलती से, असत्यता 
के साथ, झठमठ--यद्वकत्र महुरीक्षसे न घनिनां ब्ष 
न चाट मपा-भतं ० ३।१४७, मृुषाभाषा सिन्धो-भामि ० 
२।२४ 2, व्यर्थ, निष्प्रयोजन, निरथक। सम० 
“अध्यायिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का सारस,--अथेक 
(वि०) ?. असत्य 2. बेहदा (--कम्) असंगति 
असंभावना,--उद्यम्‌ मिथ्यात्व, सूठ, झूठी उक्ति 
“पत्किं मनन्‍यसे राजपुत्रि मषोद्यं तदिति - उत्तर० ४, 
“ज्ञानम्‌ अज्ञान, अशुद्धि, भूल,--भाषिन,--बादिन 
(पुं०)) झूठा, झूठ बोलने वाला,--वाच्‌ (स्त्री०) 
असत्योक्ति, व्यद्धयोक्ति, व्यंग्यकाव्य, ताना,--वादः 
. असत्योक्ति, झूठ, मिथ्या 2. कपटपूर्ण उक्ति, चाप- 


| 


ल्सी 3, व्यंग्य, व्यंग्योक्ति । 


मृधालक: [मृषा--अल-क-|-क] आम का पेड़ । 

मृष्ट (भू० क० कृ०) [मज्‌, मश्‌॒ वा+कत] . स्वच्छ 
9 पा हूँ निर्मल किया हुआ 2. लीपा हुआ 

पकाया हुआ 4. छुआ हुआ 5. सोचा 

हुआ, विचारा हुआ 6. चटपटा मसालेदार, रुचिकर । 
सम० -- गनन्‍्धः चटपटी और रोचक गंघ । 

मृष्टि: (स्त्री०) [मज (मश)-+क्तिन] ॥. स्वच्छ करना 
साफ करना, निर्मल करना 2. पकाना, प्रसाघन करना 
तंयारी करना 3. स्परो, संपक । 

में (म्वा० आ० मयते, मित, इच्छा० मित्सते) विनिमय 
करना, अदला बदली करना, नि , विनि -, विनि- 
' मय या अदला बदली करना । 


मेक: [| मे इति कायति शब्' करोति -मे+क--क ] 


बकरा । 

मेकरः (मेखल: भी) . एक पहाड़ का नाम 2. बकरा। 
सम ०--अदिजा, -कन्यका, -- कन्या नमंदा नदी के 
विशेषण । 


मेखला [ मीयते प्रक्षिप्पते कायमध्यभागें--मी--खल-- 
टाप, गण: | 4. करधनी, तगडी, कमरबन्द, कटिबन्ध 
(आल० से भी ), कोई वस्तु जो चारोंओर से लपेट 
सके--मही सागरमेखला 'सागरावेष्टित भूमण्डल 
--रत्नानविद्धाणंवमेखलाया दिश: सपत्नी भव दक्षिणस्या: 
--रघृ० ६।६३, ऋतु० ६।२ 2. विशेष कर स्त्री की 
तगड़ी नितम्ब - बिम्ब: सुदुकूलमेखल:--ऋतु० १४ 
रघ० ८।६४, मेखलागणरुत गोत्रस्खलितेष॒ बन्धनम्‌ 
कु० ४॥८ 3. तीनलडोंवाली मेखला जो पहले तीन 
वर्ण के ब्रह्मचारियों द्वारा पहनी जाती ह--तु ० मनु० 
२।४२ 4. पहाड़ का ढलान,-आमेखल संचरतां घना- 
नाम्‌- कु० १।॥५, मेघ० १२ 5. कल्हा 6. तलवार 
की मूठ 7. तलवार की मूठ में बंधी हुई डोरी की 
गांठ 8. घोड़े की तंग 9. नमंदा नदी का नाम | सम० 
- पदम कल्हा, - बन्ध: कटिसृत्र धारण करना । 


मेखलाल: [ मेखला-|-- अल--अच ] शिव का विशेषण । 
मेखलिन (पं०) [ मेखला--इति ] . शिव का विशषण 
2. घर्मशिक्षा ग्रहण करने वाला ब्रह्मचारी 
मेघ: [ मेहति वर्षति जलम, मिह +घजञ्म, कुप्वम्‌ | 
. बादल,- -, कुवेननञ्जनमेचका इव दिशो मेघ: समु- 
त्तिष्ठी मृच्छ० ५।२३, २, ३ आदि 2. ढेर, समुच्चय 
सुगन्धित घास,--घम्‌ सेलखड़ी । सम०--अध्वन्‌ 
(पं० )-पथः:,-साग्गे: बादलों का मार्ग! अन्तरिक्ष,-अच्त 
शरद ऋतु,--अरिः वाय, अस्थि (नपुं०) ओला 
--आरुयम्‌ सेलखड़ी,---आगमः बारिश का आना 
बरसात, - आटोप: सघन मोटा बादऊ, - आडम्बर 
मेघों की गर्जन,--आनन्दा एक प्रकार का सारस 
- आनन्दिन्‌ (पुं०)) मोर,--आलोक: बादलों का 
दिखाई देना - मेघालोके भवति सुखिनोष्प्यन्यथावृत्ति 
चेत:--मेघ ० ३, आस्पदम आकाश, अन्तरिक्ष ,-उदकम 
वष्टि,-- उदय: बादलों का घिर आना, -- कफ: औला 
कल: वृष्टि, वर्षा कतु,--गजनम्‌, - गजेना 
चितक:ः चातक पक्षी,- जः बड़ा मोती, - जालम 
4. बादलों के सघन समह 2. सेलखड़ी,---जोदबक 
जीवन: चातक पक्षी, -ज्योतिस (पुं>, नपुं०) 
बिजली, . डम्बर बादलों की गरज,- दोप: बिजली, 
-- हारस आकाज्ष, अन्तरिक्ष,--नादः . बादलों की 
गरज, गड़गड़ाहट 2. वरुण का विशेषण 3. रावण के 
पुत्र इन्द्रजित्‌ का धिशेषण “अनुलासिन;। 'अनलासक 
मोर, 'जित्‌ (पुं०) लक्ष्मण का घिशेषण,--निर्घोष 


( ८१७ ) 


बादलों की गरज, - पंक्तिः, - माला बादलों की श्रेणी, 
- पुष्पम . पानी 2. ओला 3. नदियों का पानी, 
-- प्रसबः पानी, - भूतिः: वज्र, मण्डलम्‌ अन्तरिक्ष, 
आकाश, - मालः, मालिन्‌ (वि०) बादलों से घिरा 
हुआ, - योनिः धुंध, धआँ,-रबः गरज,-वर्णा नील का 
पोधा, - वत्मंन (नपुं०) अन्तरिक्ष,-- वह्लिः बिजली, 
-- बाहनः . इन्द्र का विशेषण - श्रयति सम मेघामिव 
मेघवाहन: -शि० १३।१८ 2. शिव का विशेषण, 
-विस्फॉजतम्‌ . गरज, बादलों की गड़गड़ाहट 
2. एक छन्‍्द का नाम दे० परि० १,-बेश्मन ( नपुं० ) 
अन्तरिक्ष, - सारः एक प्रकार का कपूर, - सुहृद्‌ (पुं० ) 
मोर,-- स्तनितम्‌ गरज । 

मेघड्डगर (वि०) [ मेघं करोतीति -क्ृ--अच्‌ ] बादलों 
को पंदा करने वाला । 


मेचक (वि०) | मच्‌--व॒न्‌, इत्‌ च ] काला, गहरानीला, 
काले रंग का--कुर्वन्नञज्जनमेचका इव दिशो मेघ: समु- 
त्तिष्ठते -मच्छ ० ५।२३, उत्तर० ६।२५, मेघ० ५९, 
>-कः। कालिमा, गहरा नीला वर्ण 2. मोर की पूंछ 
(पंख) की आँख (चंदा) 3. बादल 4. ध्‌आँ 5. चुच॒क 
6. एक प्रकार का रत्न,-कम्‌ अंधकार। सम० 
आपगा यम॒ना का विशेषण । 

मेट, मेड (म्वा० पर मेटति, मेडति ) पागल होना । 

मेटला आँवले का पेड़ । 

मेठः . मेष 2. हाथी का रखवाला, महावत । 

मेठि:, मेंथिः . खंभा, स्थाण 2. खलिहान में गड़ा हुआ खंभा 
जिससे बैल बांधे जाते हैं 3 गाय भैंस आदि बांधने का 
खूंटा 4. गाड़ी के बम को सहारने के लिए बल्‍ली । 

मेढ़ः [| मिह--ष्ट्रन | मेंढा, मेष, - ढूम पुरुष की जननेरिद्रिय, 
लिग--- ( यस्य) मेढ चोन्‍्मादशक्राभ्यां हीन॑ क्लीबः स 
उच्यते । सम० -चर्मेन (नपुं०) लिंग को सुपाड़ी का 
चमड़ा,-जः शिव का विशेषण,-रोगः लिंग संबंधी रोग । 

मेढ़कः [मेढ्‌-|-कन्‌] . भूजा 2. लिग, पुरुष की जननेद्रिय । 

मेणष्ठः, मेण्ड: हाथी का रखवाला, महावत । 

मेंढः, मेढ़कः मेष, मेंढा । 

मेंढू दे० मेढ़ । 

मेथ्‌ (म्वा० उभ० -मेथति--ते) 4. मिलना 2. एक 
दूसरे से मिलन होना (आ०) 2. बुरा भला कहना 
4. जानना, समझाना 5. चोट मारना, क्षति पहुँचाना, 
जान से मार डालना । 

मेथिका, मेथिनी [ मेध्‌+ण्वुल-|-टापू, इत्वम्‌, मेथ -|- णिनि 
+डीष्‌ ] एक प्रकार का घास, मेथी । 

मेदः [ मेदते स्निद्यति--मिद्‌ू+अच्‌ | . चर्बी 2. एक 
विशेष प्रकार की वर्णसंकर जाति 3. एक नाग राक्षस 
का नाम | सम० -जम्‌ एक प्रकार का गूगल ,-भिल्ल: 
एक पतित जाति का नाम । 


१०२ 


मेदकः [ मिद्‌+प्वल ] अक जो शराब खींचने के काम 
आता हैं । 

मेदस (नपुं०) [ मेदते स्निद्यति-- मिद्‌--असुन्‌ | . चर्बी 
वसा (शरीर के सात घातुओं में से एक जिसका पेट 
में विद्यमान होना माना जाता है) मनु० ३।१८२, 
याज्ञ ० १।४४ 2. मांसलता, शरीर का मोटापा -मेद- 
इछेदकृशोदरं लघ भवत्यत्थानयोग्यं वपु:--श० २॥५ । 
सम० --अबुंदम्‌ एक मोटी रसौली,-कृत्‌ (पुं०, नपुं० ) 
मांस,-्रन्थिः मेंद यकत गांठ या रसौली,--जम्‌,-- 
तेजस (नपुं०) हड्डी,-पिण्डः, चर्बी का डला,-वद्धिः 
(स्त्री ०) . चर्बी की वृद्धि, मोटापा 2. फोतों का बढ़ 
जाना । 

मेदस्विन्‌ (वि०) [ मेदस-विनि ] 4. मोटा, स्थूछकाय 
2. मज़बूत, हृष्टपुष्ट - शि० ५६४ | 

मेदिनी [| मेद+इनि-डोीष्‌ |। पृथ्वी--न मामवति स- 
द्वीपा रत्नस्रपि मेदिनी--रघु० १॥६५, चडज्च्ल वसु 
नितानन्‍्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः--कि ० १३॥५ ३ 
2, जमीन, भूमि, मिट्टी 3. स्थान, जगह 4. एक कोश 
का नाम । सम०--ईशः---पतिः राजा,- द्रवः घूल । 

मेढर (वि०) [मिदू-+-धुरच्‌ ] . मोटा 2. चिकना, स्निग्ध 
मद 3. ठोस, सघन--मा० ८।११, फूला हुआ, भरा/ 
हुआ, ढका हुआ (प्राय' करण० के साथ या समास के 
अन्त में )-मेघमेंदु रमम्बरम्‌--गीत ० १, मकरन्दसुन्द र- 
गलन्मन्दाकिनीमेदुरं (पदारविदम्‌ )-७ । 

मेढुरित (वि०) [ मेदुर-+इतच्‌ | मोटा, फुलाया हुआ, 
सघन किया हुआ--उत्तर० १।॥ 

मेद्य (वि०) [ मेद--यत्‌ | !. चर्बीयुक्त 2. सघन, मोटा । 

मेघ्‌ (भ्वा० उभ० दे० 'मेथ । 

मेथः [मेघ्यते हन्यते पशुः अत्र--मेघ्‌--घज्म_| 4. यज्ञ 
जसा कि 'नरमेघ' में 2. यज्ञीय पशु, यज्ञ में बलि दिया 
जाने वाला पशु॥ सम०--जः बिष्णु का विशेषण । 

मेधा [मेघध-अज्य +टाप] (ब० स०» में सु, दुस, तथा 
नकारात्मक अ पूर्व आने पर मंधा का बदल कर 
'मेधस' रूप रह जाता हैं) !. घारणात्मक शक्ति, 
(स्मरण शक्ति की) धारणाशक्ति-- धीर्घारणावती 
मेघा - अमर० 2. प्रज्ञा. वृद्धि--भग० १०३४, मनु० 
३।२६३, याज़्ञ ० २३।१७४ 3. सरस्वती का एक रूप 
4. यज्ञ । सम ०--अतिथिः मन्‌स्मृति का एक विद्वान 
भाष्यकार,--- रुद्र: कालिदास का विशेषण । 

मेधावत्‌ (वि०) [मेधा--मतुप्‌ू, वत्वम्‌] बुद्धिमान, 
समझदार । 

मेघाविन्‌ (वि०) [मेधा--विनि] . बहुत समझदार, 
अच्छी स्मरणशक्ति वाला 2. बुद्धिमानू, समझदार, 
प्रज्ावान्‌--पुं० . विद्वान्‌ पुरुष, ऋषि, विद्यासंपन्‍न 
2. तोता 3. मादक पेय । 


( ८१८ ) 


मेधि दे० 'मेथि' । 

मेष्य (वि०) [मेघ्‌-+-ण्यत्‌ मेघाय हितं यत्‌ वा] १. यज्ञ 
के लिए उपयक्त -याज्ञ ७ १।१९४; मन्‌० ५।॥५४ 
2. यज्ञ संबंधी, यज्ञीय--मेघ्यंनाइवेनंजे, रघ० १३।५, 
3. बिशुद्ध, पुण्यशील, पवित्रात्मा; रघु० १।८४ 
३।३१, १४।८१,--ध्यः ।, बकरा 2, खेर का पेड 
3. जी (मेदिनी के अनुसार),--ध्या कुछ पौधों के 
नाम । 

मेनका [मन--वन्‌॒ अकारस्य एत्वम] . एक अप्सरा 
(शकुन्तला की माता) का नाम 2. हिमालय की पत्नी 
का नाम । सम ०--आत्मजा पावंती का नाम । 

मेना [मान-+इनचू, ति० साधः| . हिमालय की पत्नी का 
नाम-मेनां मुनीनामपि माननीयां (उपयंमे) - कु० 
१।१८, ५॥५ 2. एक नदी का नाम । 

मेनादः [मे इति नादो5स्थ| 4. मोर 2. बिलाव 3. बकरा । 


मेधिका, मेधी (स्त्री०) एक पौधा जिसे महंदी कहते हैं 
(इसके पत्तों से लालू सा रंग निकाला जाता हैं, 
जिससे कि अंगुलियों के नाखून, परों के तले तथा 
हाथ की हथेलियाँ रंगी जाती हैं) । 

मेए्‌ (म्वा० आ० मेपते) जाना, हिलना-जुलना । 

मेय (वि०) [मा (मि)+यत्‌] ॥. नापने योग्य, जो 

नापा जा सके 2. जिसका अनमान लगाया जा सके 

3. पहचाने जान के योग्य, ज्ञेय, जो जाना जा सके । 

[मि-र] उपाख्यानों में वणित एक पर्वत का नाम 

(एंसा माना जाता हूं कि समस्त ग्रह इसके चारों 

ओर घमते हैँ, यह भी कहते हैं कि मेरु सोने और 

रत्नों से भरा हुआ हैँ )--विभज्य मेरुन॑ यदर्थिसात्कृत 

“-न० १।१६, स्वात्मन्यंव समाप्तहेममहिमा मेरुने 

में रोचते --भते ० ३॥।१५१ 2. रुद्राक्षमाला के बीच का 

रिया 3. हार के बीच की मणि। सम०--धामन 

| पु०) शिव का विशेषण,--यन्त्रम तकुवे के आकार 

की बनी एक आकृति । 

मेरुक: [मेरु ---कन्‌ ] धप, घनी । 

मेल: [मिल--घज्य ] मिलाप, एकता, संलाप, समवाय, 
सभा ('मेलक' भी) 

मेलनम [मिल-+-णिच-ल्यट | 
2. समाज 3. मिश्रण । 

मेला [मिल-णिच्‌--अच--टाप] . मिलना, समागम 
2. समवाय, सभा, समाज 3. सुर्मा 4. नील का पोधा 
5. स्थाही, मसी 6. संगीत को माप, स्वरग्राम । 
सम ०--अन्धक:,---अ म्ब॒:-त स्द:,-न न्‍्दा _ भन्दा कस 
दान, दवात । 

मेव (म्वा० आ० मेवते) पूजा करना, सेवा करना, टहल 
करना । 

सेष: | मिषति अन्योब्न्यं स्पर्धते -मिष्‌--अच्‌ | व. मेढ़ा, 


मेद: 


]. एकता, संयोग 


भेड़ 2. मेष राशि। सम० अण्ड: इन्द्र का विशेषण, 
-- कैम्बल: एक ऊनी कंबल या घस्सा, - पालः,-पालक: 
गडरिया,--मांसम्‌ भेड़ या बकरे का मांस,- यूथम्‌ 
भेड़ों का रेवड़ । 

मेषा | मिष्यतेइसों मिष --घछ्म +-टाप्‌ |] छोटी इलायची । 

मेषिका, सेषी [| मेष-कन-टाप, इत्वम, मेष-+छीप ] 
भेड़ (मादा) । 

मेहः [ मिह +घज्म ] . लरूघरशंका करता, मत्र करना 


2, मत्र 3. मत्र संबंधी रोग 4. मंढा 5. बकरा। 
सम० - घ्नोी हल्दी । 

मेहनस्‌ [ मिह +ल्यंद ] 4. मृत्रोत्सर्ग करता 2. मूत्र 
3, लिग । द 


सत्र (वि०) (स्त्रीं०--त्रो) [ भित्र+अण्‌ ]. मित्रसंबंधी 
2. मित्र द्वारा दिया गया 3. दोस्ताना, क्ृपापूर्ण 
सोहादंपूर्ण, कृपाल - मनु०७ २८७, भग० १२॥१२ 
4. मित्र नाम के देवता से संबंध रखने वाला (ज़सा 
कि 'मह॒त!) -कु० ७॥६, -त्रः . ऊचा या पूण 
ब्राह्मण 2. एक विशेष वर्णसकर जाति मन० १०। 
२३ 3. गदा, -न्नी ॥. मित्रता, दोस्ती, सद्भाव 
2, घत्रिष्ठ संबंध या साहचय, मिलाप, संपर्के >> 
प्रत्ययेष स्फटितकमलामोदमत्रीकषाय: मेघ० ३१ 
3. अनराघा नाम का नक्षत्र, -- त्रम . मित्रता, दोस्ती 
मलोत्सगें करता-मन ० ४॥१५२ 3. अनराधा नाम 
का नक्षत्र, (इसी अर्थ में 'मेत्रभम' शब्द भी) 


संत्रकम्‌ [ मत्र-कन्‌ ] मित्रता, दोस्ती । 

मेत्रावरुणः [ मित्ररच वरुणशच --दै० स०, मभित्रस्यानड; 
मित्रावरुण-अण ] !. वाल्मीकि का विशेषण 
2, अगस्त्य का विशेषण 3. यज्ञ के प्रतिनिधि ऋत्तविजों 
में से एक । 

मत्राधरुणिः | मित्रावरुण -- इज्य | . अगस्त्य का विशेषण 

वशिष्ठ का विशेषण 3. वाल्मीकि का विशेषण । 

मेत्रयथ. (वि०) (स्त्री०--यो) | मंत्रे मित्रतायां साधु 
मंत्र+ढजा | दोस्त या मित्र से संबंध रखने वाला 
दीौसस्‍ताना,--यः एक वर्णसंकर जाति का नाम । 

समंत्रेयकः [ मत्रेय---कन्‌ ] एक वर्णसंकर जाति का नाम 
मनु ० १०।३३ । 

सेत्रेयिका | मेत्रेयक-|-टाप्‌, इत्वम्‌ ] सित्रों या मित्रराष्ट्रों 
मे संघषे, मित्रयद्ध । 

मत्र्यम | मित्र +ष्यञा ] मित्रता, दोस्ती, मंत्री । 

मथिलः [ सिथिलायां भव:--अण ] मिथिला का राजा 


रघृ० ११॥३२, ४८,--लो सीता का नाम-- रघु० 
१२।२९ । 
(वि०) (स्त्री०-- नी) [ मिथुनेन निर्वत्तम-अण | 


. यग्ममय, जड़ा हुआ 2. विवाहसूत्र में आबद्ध 
3. संभोग से संबन्ध रखने वाला,--नम्र !. रति क्रीडा 


( <१९ ) 


संभोग,--मृतं मथनम प्रजम--पंच० २।९४ 2. विवाह 

3. मिलाप, संयोग । सम०--ज्वरः मंथनोन्माद को 
उत्तेजना, --धॉमिन्‌ (वि०) सहवासी,- वराग्यम्‌ स्त्री- 
संभोग से विरक्‍्त । 

मंथनिका [ मेथंन-+वृन्‌-टापू, इत्वम्‌ | विवाह द्वारा 
मिलाप, वंवाछिक गठबंधन । 

सधावकम (नपुृ०) समझ, बद्धि । 

मेनाकः | मेनकार्या भव: अण्‌ ] हिमालय और मेना के पुत्र 
(एक पर्वत) का नाम, यही एक ऐसा पवत था 
जिसके डसे समुद्र से मित्रता होने के कारण अक्षुण्ण 
रहे जबकि इन्द्र ने और दूसरे पवतों के बाजू काट 
डाले। तु० कु० १२० | सम-  स्वस्‌ (स्त्री) पावंती 
का विशेषण । 

मनालः (पुं०) मछवा, माहीगीर । 

मेन्दः (पृं०) एक राक्षस का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने मार 
गिराया था । सम०-- हन्‌ (पुं०) कृष्ण का विशेषण । 


मरेयः,-यम, मरेयकः,-कर्म [ मिरा देशभेदे भव:--ढक्‌ |] 
एक प्रकार का मादक पेय--अधिरजनि वधभशिः पीत- 
मे रेयरिक्तम --शि० ११।५१, गंगा० ३४। 

मलिन्दः [| मिलिद-|- अण्‌ |] मधमक्खी, भोरा 

मोकम्‌ (न१०) किसी जानवर की उतरी हुई खाल । 

मोक्ष (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मोक्षति, मोक्षयति-ते ) 
. छोड़ना, स्वतंत्र करना, मक्‍त करना, मक्ति देना 

ढीला करना, खोलना, बिगराड़ना 3. बलपूवंक 

छीनना 4. डालना, फकना, उछालना 5. ढलकाना । 

मोक्ष: [मोक्ष+घञ्ा ] . मक्ति, छटठकारा, बचाव, स्वतंत्रता 
-सा5धना तव बन्ध मोक्ष च प्रभवति-- का०; मेघ० 
६१, लब्धमोक्षा: शुकादय:-- रघु० १७।२०. धुर्याणां 
च घरो मोक्षम--१७॥१९, 2. उद्धार, परित्राण, 
मोचन 3. परममक्ति, आवागमन अर्थात्‌ पुनर्जन्म के 
चक्कर से आत्मा की मक्ति, मानवजीवन के चार 
उदृश्यों में से अन्तिम-दे० अर्थ, भग० ५।२८ 
१८।३०, रघ० १०।८४, मन० ६३५ +. मत्य 
5. अधःपतन, अवपतन, गिरना--वनस्थलीम मरपत्र- 
मोक्षा:-कु० ३।३१ 6. ढीला करना, खोलना, बन्धन- 
मुक्त करना--वेणिमोक्षोत्सुकानि--मेघ०._ ९९ 
7. ढलकाना, गिराना, बहाना --बाष्पमोक्ष, अश्रमोक्ष 
8, निशाना लगाना, फेंकना, दागना - बाणमोक्ष 
“शै० ३।५ 9. बखरना, छितराना 40. (किसी 
ऋण आदि का ) परिशोध करना 4. (ज्योतिष में) 
ग्रहणग्रस्त ग्रह की मकति । सम०--उपायः मोक्ष 
प्राप्त करन॑ का साधन,--देवः प्रसिद्ध चीनी यात्री 
ट्यूनत्सांग के साथ व्यवहृत होने वाला विशेषण, 
-ह्ारम्‌ सूय,-पुरी कांची नामक नगरी का विशेषण । 


मोक्षणम्‌ | मोक्ष-ल्यूट | 4. छोड़ना, मुक्त करना, परम 


मुक्ति, स्वतंत्रता देना 2. उद्धार, छुटकारा 3. ढीला 
करना, खोलना 4. छोड़ना, परित्याग करना, त्याग 
देना 5. ढरकारना 6. अपव्यय करना । 

मोघ (वि०) [मृह--घ अच्‌ वा, कृत्वम] !. व्यर्थ, अ्थे- 
हीन, निष्फल, लाभरहित, असफल--याच्छ्या मोघा 
वरमधिगण नाधमे लब्धकामा--मेघ०६, मोघधवत्ति 
कलभस्य चेष्टितम--रघ० ११।३९, १४।६५, भग० 
९१२ 2. निरुहंदय, निष्प्रयोजन, अनिश्चित 3. छोड़ा 
गया परित्यक्त 4. आलूसी,-घः बाड़, घेरा, झाड़बन्दी 
--घम्‌ (अव्य० ) व्यर्थ, बिना किसी प्रयोजन के, 
बिना किसी उपयोग के। सम०--कर्मन (वि०) 
अनु पयक्त कार्यों में व्यस्त,--पुष्पा बांझ स्त्री । 

मोघोलिः झाड़बन्दी, बाड़ । 


सोचः [मच -|-अच] 4. केले का पौधा 2. शोभाञ्जन या 
सोहझ्जने का पेड़,--चा ॥. केले का वक्ष 2. कपास 
का पोधा 3. नील का पौधा,--चम्‌ केले का फल । 

मोचकः [ मच--ण्वल | 4. भक्त, संन्‍्यासी 2 परममक्ति, 
छुटकारा 3. केले का पौधा 

समोचन (वि०) (स्त्री०-नी) [मुच्‌--ल्युट्‌] छोड़ने वाला, 
स्वतन्त्र करने वाला,-- नम्‌ 4. छोड़ना, मक्‍त करना, 
स्वतन्त्र करना, मोक्ष 2. जूआ उतारना 3. निर्वहण 
करना, उत्सर्जन करना 4. किसी कतेंव्यभार या ऋण 
का परिशोध करना। सम०--पट्टकः छन्ना, (कपड़ा 
जिससे दूध जल आदि छाना जाय) । 

मोचयित (वि०) [ मच+ णिच्‌--तच ] छड़ाने वाला 
स्वतन्त्र करने वाला । 

मोचाटः [मच--णिच्‌ -अच -- मोच- अट-- अच्‌ ] !. केले 
का गूदा या फल 2. चन्दन की लकड़ी । 

मोटकः,-कम्‌ [म्‌ट--ण्वल] बटी, गोली,---कभ्त कुशा घास 
की दो पत्तियाँ जो श्राद्ध के अवसर पर दी जाती हैं, 
( भग्नकुशपत्रद्दययम्‌ ) । 


मोट्टायितम [मुट-+-घजञ् बा० तुक,--क्यड-- (भावे ) कत ] 
जब कभी बातचीत चलती हैँ या अन्यमनस्का होकर 
नायिका कान आदि क्रेदती ह तो उस समय चुप- 
चाप बिना इच्छा के अपने प्रिय के प्रति स्नेह की 
अभिव्यक्ति । उज्ज्वल मणि ने इसकी परिभाषा दी 
हू :-- कान्तस्मरणवार्तादा हृदि तद्भावभावितः । 
प्राकट्यमभिलाषस्य मोट्ायितम॒दीयते ॥॥ _ दे० सा० 
द० १४१ भी। 

भोदः [मद--घठञा] ॥. आनन्द, प्रसन्नता, हे, खशी 
-- यत्रानन्दाश्च मोदाश्च- उत्तर० २।१२, रघु० 
५।१५ 2. गंधद्रव्य, सुगंधि। सम०--आखर्यः आम 
का पेड़ । 

मोदक (वि०) ((स्त्री०-का,को) [मोदयति-मद-|-णिच 
+ण्वुल | सुहावना, आनंदप्रद, प्रसन्नतादायक,---ः,- 


( ८२० ) 


>--कम्र मिठाई, लडड--याज्ञ ० १।२८९,--कः एक 
वर्ण संकर जाति (क्षत्रिय पिता और शाद्र माता से 
उत्पन्न ) । 


मोदनम्‌ कि +ल्युट | . हें, प्रसन्नता 2. प्रसन्न करने, 


की 3. मोम । 
समोदयन्तिका, न्‍्मोदयन्ती| मद-- णिच + शत +-डीप -- मो द- 
न्ती--कन्‌--टापू, हस्व| एक प्रकार की चमेली 
भोदिन (वि०) [मद--णिनि] ै. प्रसन्न, सुखी, खश 
2. प्रसन्नता-दायक, आननन्‍्दप्रद, नो . नाना प्रकार 
(अमोद, मल्लिका, जूही ) के पौधों के नाम 2. कस्तूरी 
3. मादक या खींची हुई शराब । 


मोरट: [मर--अटन्‌] !. मीठ रस वाला एक पौधा 
ताज़ी ब्याई गाय का दूध,--टम्‌ गन्ने की जड़ । 

मोष: [मष--घञा | त. चोर, लटेरा 2. चोरी, लूट 
3. लटखसोट, चोरी, उठा ले जाना, हटाना (आलं० 
से भी )-न पुष्पमोषमहत्युयानलता--म॒च्छ ० १, दृष्टि- 
मोष॑ प्रदोष--गीत० ११ 4. चुराई हुई संपत्ति । 

म० --#त्‌ (पृ०) चोर । 

मोषक: [मष्‌--ण्वुल] लुटरा, चोर | 

मोषणम्‌ [मष्‌--ल्यट | त, लटना, खसोटना, चोरी करना 
ठगना 2. कांटना, 3. नष्ट करना । 

सोषा [मष-अ-+टापू] चोरी, लट । 

भोहः [मह-+घज् ] . चेतना की हानि, मछित होना 
निःसंज्ञा, बंहोशी--मोहेनान्तवरतनरियं लक्ष्यते मच्य- 
माना--विक्रम ० १।८, कु० ३।७३ 2. घबराहट 
व्यामोह, उद्दिग्नता, अव्यवस्था--यज्ज्ञात्वा' न पुनर्मोह- 
मेव॑ यास्यसि पाण्डक--भग० ४३५ 3. मखंता 
अज्ञान, दीवानापन-तितीषदुस्तर मोहादुडपेनास्मि 
सागरम --रध० १।२, श० ७॥२५ 4. त्रुटि, भूल 
अशुद्धि 5. आइचय, अचम्भा 6. कष्ट, पीढ़ा 7. जादू 
की कला जो शत्र को परास्त करने म॑ प्रयक्‍त की जाय 
8. (दरश्शन० में) व्यापोह जो सत्य को पहचानने में 
अवरोधघक है, (इसके अनुसार मनुष्य को सांसारिक 
पदार्थों की वास्तविकता में विश्वास होता हूँ, और वह 
विषय सुखों से तृप्ति करने का अम्यस्त हो जाता ह) 
सम० -कलछिल मोटा और व्यामोहक जाल, --निद्रा 
अन्धविश्वास, -- मन्त्र: व्यामोहक जादू ,--रात्रिः (स्त्री ०) 
प्रलथ की रात जब कि समस्त विश्व नष्ट हो जायगा, 
>5जशास्त्रम मिथ्या सिद्धान्त या गुरु । 

मोहन (थवि०) ((स्त्री०-नो) [मह--णिच -|-ल्‍्यद ! 

जडी भूत करने वाला 2. व्याकुल करने वाला, उद्विग्न 

करने वाला, विद्धके करने वाला 3. व्यामोहक 
संश्रामक 4. आकषक, - नः . शिव का विशेषण 
2. काम के पांच वाणों मं से एक घत्रा, - नम 
. जड़ीभत करना 2. सुस्त करना, घबरा देना, विद्ठल 


करना, 3. जडता, बेहोशी 4. दीवानापन, व्यामोह, 
गलती 5. फूसलाना, प्रलोभन करने के लिये जादू- 
टोना। सम०- अस्त्रम एक ऐसा आयध-अस्त्र जो उस 
व्यक्ति को जिस पर कि चलाया जाय, मग्घ कर ले । 
मोहनकः [मोहन--के--क ] चेत्र का महीना , 
मोहित (भू० क० कृ०) [मह --क्‍्त)| 4. जडीभत किया 
हुआ 2. घवबराया हुआ, विह्वल 3. व्यामग्ध, आक्ृष्ट 
म॒ुग्ध किया हुआ, फूसलाया हुआ । 
मोहिनी [मह-णिच्‌-- णिनी -- छीप ] एक अप्सरा 
का नाम 2. मनोहारिणी स्त्री (अम॒त बांटते समय 
राक्षसों को ठगने में विष्ण ने यही रूप धारण किया 
था) 3. एक प्रकार का चमंली का फूल । 


मौक (कु) लिः (पुं०) कौवा--उत्तर ० २।२९ । 

मोक्तिकम [म॒कक्‍तव स्वार्थ ठक] मोती--मौक्तिकं न गजे 
गजं--सुभा ० । सम०---आवलो मोतियों की लड़ी 
--गुम्फिका मोती की मालाएँ गुथने वाली स्त्री,-दामन्‌ 
(नपं०) मोतियों की लड़ी--प्रसवा मोतियों को 
जन्म देने वाली सीपी,--शुक्ति (स्त्री०) मोतियों की 
सीपी,--सरः मोतियों की लड़ी, या हार । 

मोक्यम [म्‌क--ष्यञ्ण | गंगापन, मूकता, मौन । 

मौखरि: [मुखर--इज्न] एक कुल का नाम--पदे पदे 
मौखरिभि: कृताचनम्‌--का ० । 

मोखयंम [मखरस्य भाव: ष्यझा |] . बातूनीपना, बहु- 
भाषिता 2. गाली, मानहानि, झठा आरोप । 

मोल्यम [मुख -ष्यञ्य_] पूर्ववर्तिता, वरिष्ठता । 

मोध्यम [म॒ग्घ-+ष्यज_] . मखंता, मूढता 2. कलाहीनता 
सरलता, भोलापन 3. लावण्य, सौन्दय । 

मोचम्‌ [मोच--अण | केले का फल । 

मौज (वि०) (स्त्री०--जी) [मृज-अण्‌ ] मंंज की घास 
का बना हुआ,--जः मंज को घास का पत्ता । 

मौठ्जोी [मौज्ज--डीप] मंज की घास की तीन लड़की 
बनी, ब्राह्मण की तगड़ी---कु० ५।१०, मन॒० २।४२ । 

म०--निबन्धनम, । 

कटिसूत्र पहनना, उपनयन संस्कार,-मन ० २।२७,१६९। 

मोट्यम [ मढ-पष्यञा ] ॥. अज्ञान, जड़ता, मखंता 
2. लड़कपन । 

मोत्रम [म्‌त्रस्येदम--अण | मूत्र की मात्रा । 

मौदकिक: [मोदक--ठक ] हलवाई । 

मोदगलिः [| मद्गल-- इज्म ] कौवा | 

मोदगीन (वि०) [मदग--खज्म ] (खेत) जो लोबिया 
(मूंग) बोन के उपयक्त हो । 

मोनम्‌ [मुनेर्भाव:--अण ] चुप्पी, मूकभाव; -- मौन सर्वाय 
साधनम, - मौन त्यज 'होठ हिलाओ --मौन सम्राचर 
जीभ को ताला लगाओ | सम०--मुद्रा मोन 
घारण की अभिरुचि,--अतम्‌ चुप रहने की प्रतिज्ञा । 


व ज्त ४) के आज को आ | 


( ८<२१ ) 


मौनिन (वि० ) (स्त्री ०--नी ) | मौन-+-इनि] चुप रहने की 
प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, चप, मूक,--भग० 
१२।१९--पुं० एक पुण्यशील ऋषि, संत्यासी, साधु । 

मौरजिकः [म्रज--5क्‌ | मृदंग बजाने वाला । 

मोौख्येम्‌ [मूखे--ष्यव्य_] मूर्खता, बुद्धपन, जड़ता । 

मौयं: [मराया अपत्यम्‌ - मुरा+ण्य | चन्द्रगुप्त से आरभ 
करके राजाओं का एक वंश -मौर्य नवे राजनि 
--मुद्रा ० ४॥१५, मौर्येहिरण्याथिमिरर्चा: प्रकल्पिता: 
--महा० (इस संदर्भ में 'मौय शब्द के अर्थ में 
विद्वानों में मतविभिन्नता हैं) । ः 

मौर्वो [मर्वाया विकार: अण्‌--डीपू| . धनुष की डोरी 
---मौर्वीकिणा को भुज:-- श० ११३, मौर्वी घनुषि 
चातता-- रघु० १॥१९, १८।४८, क्ु० ३॥५५ 
2. मूर्वा घास की बनी तगड़ी (क्षत्रियों के घारण किये 
जाने योग्य मनु० २।४२। 

मौल (वि०) (स्त्री०--,लछा-ली) [मूल वेत्ति मूलादागतो 
वा अण्‌] 4. मूलभूत, मौलिक 2. प्राचीन, पुराना, 
(प्रथा आदि) बहुत समय से चली आती हुई 
3. सत्कुलोद्धव, उच्च कुल में उत्पन्न 4. पीढ़ियों से 
राजा की सेवा में पला हुआ, प्राचीन काल से पदारूढ़, 
आनृवंशिक--मनु ० ७॥५४, रघु० १९॥५७, लः 
पुराना या वंशक्रमागत मंत्री,-रघु० १२१२, १४।१०, 
१८।३८ । 

मौलि (वि०) [मलस्यादूरभवः इज्ण| भ्रधान, प्रमुख, 
सर्वोत्तम-अखिलपरिमलानां मौलिना सौरभेण, भामि० 
१।१२१,--लिः 4. प्रधान, शिरोमणि--मौलौ वा 
रचयाञ्जलिम्‌ - वेणी० ३।४०, रघु० १३॥५९, कु० 
५।७९ 2. किसी वस्तु का सिर या चोटी, उच्चतम 
बिन्दु, उत्तर० २।३० 3. अशोकवृक्ष, - लि; (पु० या 
स्‍त्री०) ॥. ताज, किरीट, मुकुट--भामि० १॥७३ 
2. सिर की चोटी के बाल, शिखा - जटामौलि-- कु ० 
२।१६ (जटाजूट-- मल्लि०) 3. मींढी, केशविन्यास 
--वेणी ० ६३४,- लिः-ली (स्त्री०) पृथ्वी । सम० 
मणि:,--रत्नम्‌ मुकुट की मणि, मुकुट में लगा रत्न, 
-- मण्डनम्‌ शिरोभूषण,--मुकुटम्‌ ताज, किरोट । 

मौलिक (वि०) (स्त्री०--की) [मूल-+-ठझ_] 4. मूलभूत 
2. मुख्य, प्रधान 3. घटिया । 

मौल्यम्‌ [ मूल्य--अण्‌ |] मूल्य, कौमत। 

मौष्टा [ मुष्टि प्रहर्णं अस्यां क्रीडायाम्‌-मुष्टि--ण । 
मक्‍्के बाजी, घूंसे बाजी, मुष्टामुष्टि मुठभेड़ । 

मौष्टिक: [ मृष्टि-- ठक्‌ | बदमाश, ठग, धूते । 

मौसल  (वि०) (स्त्री०-छी) |[ मुसल--अण्‌ ] 
. मृद्गर की भांति बना हुआ, मूसलछ के आकार का 
2. (युद्ध आदि) जो गदाओं से लड़ा जाय 3. (पव॑ 
आदि) जो गदा युद्ध से संबद्ध हो । 


मोहत:, मोह॒तिकः [ मुहते-अण्‌, ठक वा ] ज्योतिषी । 

सना (स्वा० पर० मनति, म्नात) 4. (मन में) दोहराना 
2, परिश्रम पूर्वक याद करना 3. स्मरण करता, आ-, 
. सोचना, मनन करना-पादाम्बुजद्यमनारतमामनन्त 
--भामि० ४।०२ 2. परंपरानुसार दे देना, निर्धारित 
करना, उल्लेख करना, सोचना, बोलना-- त्वामाम- 
नल्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवतिनीम्‌- कु० २।१३, ५।८१, 
६।३१ 3. अध्ययन करना, सीखना, याद करना 
- यदब्रह्म सम्यगराम्नातम्‌--कु० ६।१६; भट्ठि० १७। 
३०; समा-, 7. आवृत्ति करना 2. निर्धारित 
करना, निश्चित करना, - तं हि धमसूत्रका रा: समाम- 
नन्ति--उत्तर० ४ | 

म्नात (भ० क० कृ०) [ म्ना+कक्‍्त |] 4. दोहराया गया 
2. याद किया गया, अध्ययन किया गया | 

स्रक्ष (म्वा० पर० म्रक्षति) !. रगड़ना 2. देर लगाना, 
संचय करना, इकट्ठा करना 3. लेप करना, रगड़ना, 
मलना 4. मिश्रण करना, मिलाना । 

स्रक्षः | म्रक्ष/घञा | पाखंड, कपटाचरण । 

अक्षणम्‌ [ म्रक्षल्यूट |] 4. शरीर पर उबटठन मलना 
2. लेप करना, सानना 3. संचय करना, ढेर लगाना 
4. तेल, मल्हम । 

ख्रद्‌ (म्वा० आ०--म्रदते - प्रेर० म्रदयति - ते) पीसना, 
चुरा करना, कुचलना, रौंदना । 


 ख्दिमन (पुं०) [ मृदोर्भावः इमनिच्‌ | . कोमलता, 


मृदुता, 2. ऋजूता, दुर्बलता, (स्वर्भानु:) - हिमांशुमाशु 
ग्रसते तन्म्रदिम्न: स्फू्ट फलम्‌ू--शि० २।४९ । 
म्रठाच (म्वा० पर० म्रोचति ) जाना, हिलना-जुलना । 
स्र॒झुच (म्पा० पर० म्रुंचति ) जाना, हिलना-जुलना । 
सलक्ष चुरा० उभ० म्लक्षयति- ते काटना, विभकत करना । 
मलात (भू० क० कृ०) [ म्ल--क्त | मुर्झाया हुआ, 
कुम्हलाया हुआ । 


मलान (भू० क० कृ०) [ म्ले--क्त क्तस्य नः | . मुर्झाया 
हुआ, कुम्हलाया हुआ 2. क्लांत, थका हुआ, निढाल 
3. नि्मलीकृत, क्षीण, दु्बंख, कृश 4. उदास, खिनन्‍्न 
अवसन्न 5. गन्दा, मलिन। सम०--अछझ्भ (वि०) 
क्षीणकाय (--गी) रजस्वला स्त्री,--मनस्‌ (वि०) 
उदास मन वाला, उत्साहहीन, हताश । 

म्लानिः (स्त्री०) [ म्ल--क्तिन्‌ | 4. मूर्झाना, कुम्हलाना, 
ह्वास 2. क्लान्ति, शैथिल्य, थकान 3. उदासी, 
खिनन्‍नता 4. गंदगी । 

म्लायत,-म्लायिन्‌ (वि०) [ म्ल+-शतृ, णिनि वा |] 
कुम्हलाता हुआ, पतला और क्ृश्‌ होता हुआ । 

मलास्न (वि०) [म्ले--स्नु | . मुर्माया हुआ या कुम्हलाया 
हुआ या होने वाला 2. पतला और क्श होने वाला 
3, निढाल और क्रान्त होने वाला । 


(| ८२२ ) 


स्लिष्ट (वि०) [म्लेन्छ--क्त नि० साध:] . अस्फट बोला 
हुआ (मानों बबेर लोगों ने बोला हो) 2. अस्पष्ट 
असम्य (बबेर), असंस्कृत 3. कुम्हलाया हुआ, मर्साया 
हुआ,- ध्टम्‌ अस्फूट या असंस्कृत भाषण । 

म्लच, म्लड्च, दे० म्रच, म्रव्च । 

स्लेच्छ या म्लेछ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मस्लेच्छति 
म्लेन्छयति, म्लिष्ट, म्लेच्छित) अव्यवस्थित रूप से 
बोलना, अस्फूट स्वर से बोलना, या बबंरतापूत्रक 
बौलना । 


स्लेच्छः [म्लेन्छ-- घञा |] . असम्य, अनाय॑ (जो संस्कृत 
भाषा न बोलता हो, जो हिन्दू या आय पद्धतियों का 
पालन न करता हो ), धिदेशी,-पग्राह्या म्लेल्छप्रसिद्धिस्तु 
विरोधादशने सति--ज० नन्‍या०, म्लेच्छान्‌ मूछंयते 
-- या-म्लेच्छचनिवहनिधन कलयसि करवालम 
--गीत० १ 2. जाति से बहिप्कृत, नीच मनष्य 
बौधायन 'म्लेच्छ शब्द की परिभाषा देता हैं 


-गोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते, सर्वाचार- 


विहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिघीयते 3. पापी, दुष्ट पुरुष 

च्छम ताॉबा। सम०- आल्यम्‌ तांवा,--आज्षः गेहूं 
--आस्यम्‌,-- मसलम तांबा--कन्द: लहसुन,--जाति 
(स्त्री०) असभ्य, जंगली (बबेर) जाति, पहाडी, 
बबं र,--देश:,--मण्डलम वह देश जहाँ अनाय॑ लोग 


(बबर ) रहते हों, विदेश या असम्य देश मन ० २।२३ 
“भाषा विदेशी भाषा,--भोजन: गेहूं, (--नम ) जौ 
वाच्‌ (वि०) बबर जाति की या विदेशी भाषा 
बोलने वाला । 

स्‍्लेच्छित (भू० क० क्ृ०) [म्लेच्छ--कक्‍त) अस्फट रूप से 
या बबरतापूवंक बोला हुआ,--तम्‌ विदेशी भाषा 
2. व्याकरण विरुद्ध शब्द या भाषण । 

स्‍्लेट, म्लेड (म्लेट -ड- ति) पागल होना । 

स्लेब (म्वा० आ० स्लेवते) पूजा करना, सेवा करना । 

मल (भ्वा० पर० म्लायति, म्लान) मुर्शाना, कुम्हलाना 
+स्लायतां भूरुहाणां--भामि० १।३६, शि० ५।४३ 
2. थक जाना, निढाल होना, श्रान्त या क्लांत होना; 
पथि'**** 'मस्लतु्न मणिकुद्धिमोचितो-- रघु० ११॥९; 
भटद्टि ० १४॥६ 3. उदास या खिन्न होना; उत्साहहीन 
या हतोत्साह होना - मम्लोौ साथ विषादेन- काव्य० 
१०, मलायते मे मनो हीदम-महा० 4. पतला, या 
कृशकाय होना 5. ओझल होना, नष्ट होना - परि 
. मुर्साना, कुम्हलाना, परिम्लान॑मखश्रियम--क्ु ० 
२।२ रघ० १४५० 2. खिन्नया निरुत्साहित होना 

. मर्साना, कुम्हलाना 2. उदास या खिन्न होना 

3. निढाल होना 4. मलिन या गनन्‍्दा होना, मंला 


होना । 


_ल_नह.. नए इआाााााारब्णणणा 


यः [ या+ड ] !. जो चलता हैँ या गतिमान्‌ हूं, जाने 
वाला, गत्ता 2. गाड़ी 3. हवा, वाय 4, मिलाप 
5. यश 6. जो । 

यकन (नपूं०) जिगर (पहले पाँच वचनों में इस शब्द का 
कोई रूप नहीं होता, कम ०, द्वि० ब०, के परचात्‌ 
'यक्ृत्‌ शब्द का ही यह वकल्पिक रूप हैं) 

यकृत (नपुं०) [ य॑ संयम करोति क क्विप्‌ तुकच ] 
जिगर, या तदगत प्रभावशालिता । सम०--आत्सिका 
तलचोर (भोरे के आकार का एक छोटा सा कीड़ा ) । 
--उदरम्‌ जिगर की वद्धि,--कोष: जिगर को ढकने 
वाली झिल्ली । 

यक्षः [ यक्ष्यते-यक्ष -- (कर्मेणि) घञा | एक देवयोनि 
विशेष जो धनसंपत्ति के देवता कुबंर के सेवक हैं तथा 
उसके कोष ओर उद्यानों की रक्षा करते है - यक्षीत्तमा 
यक्षपरति धनेशं रक्षन्ति वे प्रासगदादिहस्ता:-- हरि०, 
मेघ० १, ६६, भग० १०।२३, ११।२२ 2. एक प्रकार 
का भूत-प्रेत 3. इन्द्र का महरलू 4. कुबेर,--क्षो यक्ष 
जाति को स्त्री। सम ०--अधिपः:,-- अधिपति:,--- हन्द्र: 


यक्षों का राजा कुबेर,--आवशसः जंजीर का वृक्ष, 
-- कदम: एक प्रकार का लेप जिसमे कपूर, अगर, 
कस्त्री और कंकोल समान मात्रा में डाले जाते हैं 
(कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार चन्दव और केसर भी 
इसमें सम्मिलित किये जाते हें (कपरागृरुकस्तू रीक- 
क्कोलयक्षकरदम:-- अमर०, कुडकुमागुरुकस्त्री कर्पूर 
चन्दनं॑ तथा । महासुगन्धमित्यक्तं नामतो यक्ष 
कर्दम: ॥ ),--ग्रहः यक्ष या भूत प्रेतादि की बाघा से 
यक्‍त व्यक्ति,--तरु: बटवृक्ष, - धूप: गूगल, लोबान, 
--रसः एक प्रकार का मादक पेय,--राज (ुं०) 
--राजः कुबेर का नाम, रात्रि: दीपमाला का उत्सव 
--वित्त: यक्ष जसा अर्थात्‌ जो बिपुलधनसंपत्ति का 
स्वामी हो परन्तु व्यय कुछ न करे । 

यक्षिणी [ यक्ष--इनि-डछीप | 4. यक्ष जाति की स्त्री 
2. कुबेर की पत्नी का नाम 3. दुर्गा की सेवा में रहने 
वाली यक्षस्त्री 4. एक अप्सरा (इसका संबन्ध 
मत्यछोक वासियों से कहा जाता है) । 

यक्ष्म,, यक्ष्मन्‌ (पुं०) [ यक्ष--मन्‌, मनिन्‌ वा ] (. फेफड़ों 


( ८रर३ ) 


का रोग, क्षयरोग 2. रोगमार्ग । सम० - ग्रह क्षयरोग 
का आक्रमण,- ग्रस्त ( वि० ) क्षयरोगीं, - घ्नी 
अंग्र। 

यक्ष्मिन्‌ (वि०) [ यक्ष्म--इनि ] जो क्षयरोग से ग्रस्त 
या पीड़ित ह - मन॒० २३॥१५४ । 

यज्‌ (म्वा० उभ० यजति-ते, इष्ट, कमंवा० इज्यते, इच्छा ० 
यियक्षति-ते) . यज्ञ करना, त्याग पूर्वक पूजा करना 
(प्रायः “यज्ञार्थंक' शब्दों के करण० से संबद्ध) 
-यज्ंत राजा क्रतुभिः-मन ० ७३७९, ५१५३, ६।३६, ११। 
४०, भट्टि ० १४॥९०, इसी प्रकार 'अद्वमेघेनजे, पाकयज्ञ- 
नेजे--आदि 2. आहुति देना (देवतापरक कमं० तथा 
यज्ञीय. साधन या आहुतिपरक करण० के साथ) 
--पशुना रुद्रं यजते-सिद्धा० यस्तिलें: यजते पितृन्‌ 
महा ०, मन० ८।६०५, ११।११८ 3. पूजा करना 
रु पघित करना, सम्मान करना, आदर करना प्रेर० 
याजयति-ते) 4. यज्ञ करवाना 2. यज्ञ में सहायता 
देना । आ, - परि, -प्र यज्ञ करना, आहुति देना 
--सम अलकृत करना, पूजा करना --समयष्टास्त्रम- 
एडलम्‌ -भदि० १५१९६ | 


घजतिः [ यज्‌--तिप |] !. उन यज्ञीय अनष्ठानों का 
पारिभाषिक नाम जिनके साथ “यजति' क्रिया का 
प्रयोग होता हैं (आगे के विवरण के लिए 'जहोति 
शब्द देखो) 

यजत्र: [ यज्‌+अत्र ] . वह गहस्थ जो यज्ञीय अग्नि को 
स्थिर रखता हं, अग्निहोत्री, नत्रम अभिमन्त्रित 
अग्नि का स्थापित रखना । 

यजनम [ यज्‌--ल्यट | 4. यज्ञ करने की क्रिया 2. यज्ञ 
-देवयजन संभवे देवि सीते--उत्तर० ४ 3. यज्ञ 
करने का स्थान । 

पजमानः [यज्‌--शानच्‌ | . वह व्यक्ति जो नियमित रूप 
से यज्ञ करता हें और उसका व्ययभार स्वयं वहन 
करता हैं 2. वह व्यक्षित जो अपने लिए यज्ञ करवाने 
के लिए पुरोहित या पुरोहितों को नियक्त करता 
हैं 3. आतिथंयी, संरक्षक, धनी व्यक्ति 4. कुल का 
प्रधान पुरुष । सम० शिष्यः स्वयं यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मण का शिष्पय--श० ४ । 

यजि: [यज--इन | 4. यज्ञकर्ता 2. यज्ञ करने की किया 
3. यज्ञ--दानभध्ययतं यजि:--मनत ० १०।७९। 


यजस (नपूं०) [यज्‌--उसि] ॥. यज्ञीय प्रार्थना या मन्त्र, 
2. यजवंद का पाठ, यजवद के गद्यात्मक मन्त्रों का 
संग्रह जो यज्ञ के अवसर पर पढ़ें जायं--तु० मन्त्र 
3. यजुबद का नाम। सम० विद्‌ (वि०) यज्ञीय 
विधि का ज्ञाता, - वेद: तीन (अथवं वेद को सम्मिलित 
करके) या चार प्रधान वेदों में द्वितीय (यह यज्ञ 
सम्बन्धी पवित्र पाठ का गद्यात्मक संग्रह हं; इसकी 


दो मख्य शाखाएं ह--तंत्तिरीय या कृष्णयजवंद; तथा 
वाजसनंयि या शकक्‍लयजवंद । 


: [यज्‌-- (भावे )नड] ॥. याग या मख, यज्ञ सम्बन्धी 


कृत्य--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:, तस्माचन्ञात्सवें हुत 
--आदि 2. पूजा का कायं, कोई भी पवित्र या भक्ति 
सम्बन्धी किया (प्रत्येक गहस्थ, विशेषतः ब्राह्मण को 
प्रति पाँच एसे भक्तिपरक कृत्य प्रतिदिन करम पड़ते 
है, भूतयज्ञ, मनष्ययज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रद्ययज्ञ, 
यही पाँचों समष्टिरूप से 'पञ्च महा यज्ञ कहलाते 
हैं, दे” 'महायज्ञ और 'पाँच' शब्द पृथक-पृथक ) 


3. अग्नि का नाम 4. विष्ण का नाम । सम० - अंश 
यज्ञ का एक भाग, “भुज्‌ (पुं०) देवता देव--कु० 
२।१४ आ(आ )गारः.-रम्‌ एक यज्ञीय भमि,-अड्भम्‌ 
. यज्ञ का एक भाग 2. कोई भी यज्ञीय आवश्यकता 
यज्ञ का साधन यज्ञाड़योनित्वमवेक्ष्य यस्य--कु० 
१।१७, (-गः) . गूलर का पेड़ 2. विष्णु का नाम, 
--अरिः शिव का विशेषण,--अज्ञनः देव, आत्मन्‌ 
(पं०), . ईश्वरः विष्ण का नाम,- उपकरणम यज्ञपात्र 
या यज्ञ का कोई आवश्यक उपकरण ,--उपचीतम्‌ द्विजो 
द्वारा पहना जान वाला यज्ञोपवीत (अब आज कल 
ओर निम्न जातियाँ भी पहनती हैं) जो बाय कन्ध 
के ऊपर तथा दाहिनी भजा के नीचे पहना जाता है 
>+दे० मन० २॥६३ (मल रूप से 'यज्ञोपवीत उप- 
नयन संस्कार का ही नाम हैं जिसमें जनंऊ पहना 


जाय ),-कर्मन्‌ (वि०) यज्ञकाये में व्यस्त (नपुं०) 
यज्ञीय इृत्य,--कल्प (वि०) यज्ञ की प्रकृति का, या 
यज्ञ के समान,. कौलकफः वह खटा जिसके साथ यज्ञीय 
बलि-पश्‌ बाँघा जाता हैं,--कुण्डम हवनकुण्ड, अग्नि- 
कुण्ड, - कृत (वि०) यज्ञानुष्ठान करने वाला, (पुं० ) 
. विष्णु का नाम 2. यज्ञ कराने वाला पुरोहित,-ऋतु 
. यज्ञीय कृत्य 2. प्‌णकृत्य या मुख्य अनुष्ठान 

विष्ण का विशेषण,--ध्नः वह राक्षस जो यज्ञों में 
विध्न डालता हैं, - दक्षिणा यज्ञीय उपहार, यज्ञानृष्ठान 
कराने वाले पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा, 
-- दीक्षा . किसी यज्ञीय कृत्य में प्रवेश या उपक्रम 
2. यज्ञ का अनुष्ठान मनु० ५।१६९९,--द्वव्यम्‌ यज्ञ के 
लिए प्रयकक्‍त होने वाली कोई वस्तु (उदा० यज्ञ पात्र 
आदि), -पतिः . जो क्षिसोी यज्ञ की स्थापना या 
प्रतिष्ठा करता ह दें० 'यजमान 2. विष्ण का नाम, 
-पह्ाः . यज्ञ के लिए पश, यज्ञीय बलि 2. घोड़ा, 
-- पुरुषः, - फलदः विष्णु के विशेषण, - भागः . यज्ञ 
का एक अंश, यज्ञ के उपहारों में हिस्सा 2. देव, देवता 
>सचुज (पुं०) देव, देवता,-- भूमिः (स्त्री०) यज्ञ के 
लिए स्थान, यज्ञीय भूमि, (पुं०) विष्ण का 
विशेषण,-- भोक्त (पुं०) विष्णु या कृष्ण का विशेषण 


(| ८२४ ) 


--रसः,--रेतस (नपु०) सोम,-वराहः शकरावतार 
में विष्ण,---बल्लिः, --हली (स्त्री०) सोम की बेल 
या पौघा,- बवादः यज्ञ के लिए तंयार की गई या घेरी 
गई भूमि,--वाहनः विष्ण का विशेषण,--वक्षः वट 
वक्ष, वेदिः,-दो (स्त्री०) यज्ञ की वेदी,-- शरणम्‌ 
यज्ञकक्ष या अस्थायी छप्पर जिसके नीचे बंठकर यज्ञ 
किया जाय, --ज्ञाला यज्ञ का कमरा,--शैंषः, -षम्‌ 
यज्ञ का अवशिष्ट--यज्ञशैष॑ तथामतम - मन० ३।२८५, 
-->शेण्ठा सोम का पौघा,--सदस (नपंं०) यज्ञ में 
उपस्थित जनमण्डली, --संभारः यज्ञ के लिए आवद्यक 
सामग्री, - सारः विष्णु का विशेषण,-- सिद्धि: (स्त्री ० ) 
यज्ञ की पूति,--सूत्रम दे० यज्ञोपवीत, -सेनः राजा 
द्रपद का विशेषण,--स्थाणः यज्ञ का खम्भा,-हन (पुं०) 
5-हनेः शिव का विशेषण । 


यज्ञिकः [यज्ञ+ठन ] ढाक का पैड़ | 


यज्ञिय (वि०) [ यज्ञाय हित:-घ ] !. यज्ञेसम्बन्धी, यज्ञो- 


पयुक्त, या यज्ञपरक 2. पुनीत, पवित्र, दिव्य 3. अचे- 
नीय, पूजनीय 4. भक्त, पुण्यशील, - यः . देव, देवता 
2. तीसरा यग, द्वापप । सम० -- देशः यज्ञों का देश 
--कुण्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्वभावतः, स ज्ञेयो 
यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः -मन॒ ० ९॥२३, 
>"शाला यज्ञमण्डप । 


यज्ञीय (वि०) [यज्ञ -+छ | यज्ञ संबंधी,--यः गूलर का 


पेड़ । सम ०--ब्रह्मपादपः विकंकत नामक पेड़ । 


यज्वन्‌ (वि०) (स्त्री०-यज्वरी) [यज्‌--क्वनिप्‌] यज्ञ 


करने वाला, पूजा करने वाला, अचना करने वाला 
आदि, (पुं०) . जो वेदबिहितविधि के अनुसार यज्ञा- 
न॒ष्ठान करता हूं, यज्ञों का अनष्ठाता--नौपान्वय 
पाथिव एप यज्वा - रघू० ६।४६, १।४४, ३॥।३९, 
१८।११, कु ० २।४६ 2. विष्णु का नाम । 


(भ्वा० आ० यतते, यतित) . यत्न करना, कोशिश 
करना, प्रयास करना, उद्योग करना (बहुघा संप्र ० 
या तुमन्नन्त के साथ ) - सर्वेः कल्ये वयसि यतते लब्धु- 
मर्थान्‌ कुटम्बी--विक्रम० ३।१ 2. प्रयास करना, 
उत्सुक या आतुर होना, उत्कण्ठित होना--या न 
ययोौ प्रियमन्यवधम्यः सारतरांगमना यतमानम -शि० 
४४५, रघृ० ९॥७ 3. हाथ पैर मारना. निरन्तर 
उद्योग करना, श्रम करना 4. सावधानी बरतना 
खबरदार रहना--भग ० २।६०--प्रेर० (यातयति-ते) 
. लौटाना वापिस करना, बदला देना, हरजाना 
देना, फर देना 2. घणा करना, निन्‍्दा करना 3, प्रोत्साहन 
देना, प्राय फंकता, सजीव बनाना 4. सताना 
दुखी करना, परेशान करना 5. तथार करना 
विस्तार से काय करना, आ---, . प्रयास करना 
कोशिश करना 2. भरोसे पर रहना, निर्मेर रहना, 


(अधि० के सःथ )--बय॑ त्वय्यायतामहे--महावी ० 
१।४९, निस---,, प्रेर० . छोटाना, फेर देता--निर्या 
तय हस्तन्यासम्‌--विक्रम० ५; मन० १११६४ 
2. बदला देना, वापिस करना, प्रतिहिसा करना 
--रामलक्ष्मणयोवेर स्वयं निर्यातयाभि व--रामा० 
प्र--, चेष्टा करना, प्रयत्वन करना, प्रयास करना, 
प्रति न चेष्टा करना (प्रेर०) फेर देना, वापिस 
करना“- दे ० निस्‌ पूर्वक यत, सम --, संघर्ष करना 
तक॑ बवितर्क॑करना-देवासुरा वा एप लोकेषु 
संयतिरे । 


यत (भू० क० कृ०) [यम्‌-+कत] ॥. प्रतिबद्ध, दमन 
किया हुआ, नियंत्रित, पराभूत 2. सीमित, संयत 
मर्यादित, -- तम्‌ महावत द्वारा हाथी को एड़ लगाना । 
सम ० --आत्मन (वि०) स्वयं अपने को अनशासित 
करने वाला, स्वसंयत, जितेन्द्रिय, (तस्म) यतात्मने 
रोचयितं यतस्व -कु० ३।१६, १।४५,--आहार 
(वि०) मिताहारी, संयमी,--इन्द्रिय (वि०) जिते- 
र्द्रिय, पवित्र, धर्मात्मा,- चित्त,--मनस्‌, --मानस 
(वि०) मन को वश में रखने वाला,--बांच (धि०) 
मितमाषी, मौनी, मौनावल्‍रुंबी--दे ० वाग्यत ,--अ्वत 
(वि०) 4. प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, अपने 
ब्रत को पूरा करने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ । 

पतनम [यत्‌---ल्यट | चेष्टा, प्रयत्न । 


यतम (वि०) (नपुं०-- मत) [यद्‌ू-+-डतमच्‌| जोया 
जौन सा (बहुतों में से) । 

यतर (वि०) (नपुं०--रत) [यद-+डतरच्‌ | जो (दो 
में से) 

यतस (अव्य०) [यद-तसिल] (बहुघा संवंघबोधक 
सर्वताम 'यद्‌' के अपा० के रूप में प्रयक्त ) . जहां 
से (व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हुए) जिस 
जगह से, जस स्थान से या जिस दिशा से --यतस्त्वया 
ज्ञानमशेषमाप्तम -रघु० ५।४ (यत:-न्यस्मात्‌ जिस 
से)--यतश्च भयमाश द्धभूत्पमाचीं तां कल्पयंदिशम्‌ 
>-मन० ७॥/१८९ 2. जिस कारण, जिस लिए 
3. क्योंकि, चैकि, के का रण से, इस लिए कि --उवाच 
चैन परमार्थतों हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ 
--कु० ५।७५, रघृ० ८।७६, प्रायः सहवर्ती 'तत 
के साथ; रघ० १६।७४ 4. जिस समय से छेकर, 

जब से कि 5. ताकि, जिससे कि (पतस्ततः 4. जिस 
किसी जगह से, किसी भी दिशा से 2, चाहे किसी 
व्यक्ति से 3. चाहे जहां, चारों ओर, किसी भी दिशा 
मन्‌० ४॥१५, यतो यतः . चाहे जिस जगह से 
चाहे जिस से, किसी भी व्यक्ति से 3. चाहे, जहां 

चाहे जिस दिशा में--यतोयतः षटचरणो5$भिवतंते 
--श० १॥२४, भग० ६।२६: प्रभति जिस समय 


( ८२५ ) 


से लेकर) । सम०--भव (वि०) जिससे उत्पन्न, | 
-- मूल (वि०) जिसमें जन्म लेने वाला, या जिससे ' 
उदित । 

यति (सर्बं० वि०) [यद्‌ परिसाणं अति] (रूप केवल 
बहुवचन में, -कतं० और कमं० यति) जितने 
जितनी बार, जितने कि । 

यतिः (स्त्री०) [यम्‌ --क्तिन्‌] £. प्रतिबंध, रोक, नियंत्रण 

रोकना, ठहरना, आराम 3. दिग्दशन 4. संगीत 

में विराम 5. (छन्द० में) विश्वाम--यतिजिद्ठेष्ट- 
विश्वामस्थानं कविभिरुच्यते सा विच्छेदविरामाद्य 
पदर्वाच्या निजेच्छया--छं० १, अ्म्नेयानां त्रयण 
त्रिमनियतियता ख्रग्धरा कीतितेयम्‌ 6. विधवा, 
--तिः संन्‍्यासी, जिसने संसार को त्याग दिया ह 
और अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया ह -यथा 
दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यति:--भाभि० 
१।११९९। 

यघतित (वि०) [यत्‌--क्त] चेष्टा की गई, प्रयत्न किया 
गया, कोशिश की गई, प्रयास किया गया । 

यतिन (१०) [यत--इनि | संन्यासी 

यतिनी [यतिन्‌ --डीप | विधवा । 

यत्नः [यत्‌ (भावे) नहू] ।. प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास, 
कोशिश, उद्योग--यत्ने कृते यदि न सिद्धग्नति को&त्र 
दोष: -हि० प्र०३१ 2. मेहनत, गंभीर मनोयोग, 
अध्यवसाय 3. देखरेख, उत्साह, सावधानता, 
जागरूकता-महान्हि यत्नस्तव देवदारों -रघु० २।५६, 
प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न:----श० १ 4. पीड़ा, कष्ट, 
श्रम, कठिनाई -शेषाज्भनिर्माणविधो विधातुर्लावण्य 
उत्पाद्य इवास यत्न:--कु० १।३५, ७६६, रघु० 
9।१४ । 

यत्र (अव्य०) [यद--त्रल] . जहाँ, जिस स्थान में, 
जिधर -संव सा (दयौ:) चलति यत्र हि चित्तम्‌ -ने० 
५।५७, कु० १।७, १० 2. जब, जंसा कि “यत्र काले 
में 3. चैंकि क्योंकि, जब से, जहाँ (यत्रयत्र जहाँ 
कहीं -यत्र यत्र ध्‌मस्तत्र तत्र वह्लिः--तक० यत्र यत्र 
चाहे जिस स्थान में, सवत्र, यत्रकुत्र यत्रक्वचन 
--क्वापि !. जहाँ कहीं, चाहे जिस जगह 2. जब कभी 

यत्रत्य (वि०) [ यत्र-- त्यप्‌ | जिस स्थान का, जिस स्थान 
पर रहता हुआ । 

यथा (अव्य० ) [यद्‌ प्रकारे थाल्‌ | . स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त 
होने पर इसके निम्नांकित अर्थ हैं -(क) कथितरीति 
के अनसार--यथाज्ञापयति महाराज: ---जैसा कि महा- 
राज आज्ञा करते हैं” (ख) नामतः, जसा कि आगे 
आता ह--तद्यथानश्रुयते - पं० १, उत्तर० २।४ (ग) 
जसा कि, को भांति (तुलनादययोतक तथा समानता के 
चिह्न का सूचक) आसीदियं दश्य रथस्थ गुहे यथा श्री 


१०४ 


-उत्तर० ४॥८, कु० ४।३४ प्रभावप्र भव॑ं कानन्‍्तं स्वाधीन- 
पतिका यथा (न मृंचति ) - काव्य ० १० (घ) जसा कि 
उदाहरणस्वरूप,-दुष्टान्तत: यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि 

यंथा महानसे - तक०, पंच० १।२८८, (डः) प्रत्यक्ष 
उक्ति को आरंभ करने के समय प्रयक्त, अन्त में चाहे 
इति' हो या न हो - अकथितो5॑पि ज्ञायत एव यथायमा- 
भोगस्तपोवनस्येति-श० १, विदितं खल ते यथा समर 

क्षणमप्यत्सहते न मां विना-कु० ४।३६, (स्त्री०) 

जिससे कि, इसलिए कि--दर्शय तं॑ चौरसिहँ यथा 
व्यापादयामि -- पंच १ 2. तथा के सहवतित्व में प्रयक्‍्न 
होकर 'यथा' के निम्नलिखित अथ हैं :--(क ) जंसा, 
बसा (इस अवस्था में तथा के स्थान में “एवं और 
'तद्वत' भी बहुधा प्रयक्त होते हैं) यथा वृक्षस्तथा फ़लूम्‌ 
-या यथाबीज॑ तथाडकुरः-भग० ११२९ (इस अवस्था 
में संबंध की समानता को अधिक आइचयंजनक और 


प्रभावशाली बनाने के लिए 'एवं शब्द यथा के साथ, 
अथवा दोनों के साथ जोड़ दिया जाता ह )--वधूचतु 
ष्केषपि यथव शान्ता प्रिया तनूजास्थ तथव सीता-उत्तर० 
४१६, नतथा बाघते स्कनन्‍्धो (या शीतम्‌ ) यथा 
बाघति बाधते, (इतना-जितना, जंसा कि )-कुँ० ६७०, 
उत्तर० २४, विक्रम० ४।३३, इस अथ में (तथा का 
बहुधा लोप कर दिया जाता है, तब उस अवस्था मं 
'यथा' का अर्थ उपयक्त (ग) में दिया हुआ हैं, (ख) 
ताकि जिससे कि (यहाँ 'यथा' “जिससे और तथा “कि 
को सूचित करता है )--यथा बन्धुजनशोच्या न भवति 
तथा निर्वाहय --श० ३, तथा यथा नोपहस्यते 
जने: का ०-१० १, तस्मान्म॒च्ये यथा तात संविधातुं तथा- 


हेंसि रघ० १/७२, ३६, ३।६६ १५६८, (ग) 
क्योंकि - इसलिए, क्योंकि, अत:--यथा इतोमखागत- 
रपि कलकलः श्रुतस्तथा तकंेयामि - आंदि--मा० ८, 
कभी-कभी तथा को लप्त कर दिया जाता हं-मन्दं मन्द 
न॒दति पवन३चान्‌कलो यथा त्वाम्‌ ' सेविष्यन्तेनयनसुभग 
खे भवन्तं बलाका:--मेघ० ९ (घ) यदि --तो, इतने 
विश्वास से कि, बड़े निश्चय से (उक्त और अनुरोध 
का दृढ़ रूप ) --वाड-मन:कम भि: पत्यों व्यभिचारो यथा 
न मे. तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्धातुमहेंसि--रघु ० 
१५८ १, यथा घबथा-तथा तथा-जितना अधिक*" "उतना 
ही''*जितना कम'*'उतना ही--यथायथा यौवनमति- 
चक्राम तथा तथावधतास्य संताप:-का० ५९, मनु० 
८।२८६, १२१७३, यथा-तथा किसी रीति से, किसी भी 
ढंग से, यथाफ॒थंचित्‌ किसी न किसी प्रकार । (विशे० 
अव्ययीभाव समास के प्रथम पद के रूप में प्रयक्‍त होकर 
यथा' का प्राय: अन॒वाद किया जाता ह: के अनुसार, 
के अनुरूप, तदनसार, तदनूरूप, के अनुपात से, अधिक 
न होकर; दे० समस्त शब्द नीचे,--अशम्‌,--अशतः 


( ८२६ 


(अव्य ०) ठीक-ठीक अनपातनरूप में,-- अधिकारम 
(अव्य०) अधिकार या प्रमाण के अनसार,-- अघीत 
(वि०) जसा पढ़ा हुआ या अध्ययन किया हुआ हैं, 
मूलपाठ के समन्‌रूप, -अनुपुर्वेभ-अनुपुव्यंम,-- अनुपुर्व्या 
(अव्य ० ) नियमित क्रम या परम्परा में, क्रमशः, यथा- 
क्रम.---अनुभूतम्‌ (अव्य०) १. अनुभव के अनसार 
2. पूर्वानुभव के अनुरूप,.--अनुरूपस  (अव्य०) 
यथाथ समनुरूपता में, उचित रूप से,--अभिपष्रेत 
-अभिमत, अभिलषित, - अभोष्ट (वि०) ज॑सा 
कि चाहा था, जंसा कि इरादा था या इच्छा की 
थी, इच्छा के अनुकल, अर्थ (वि०) . सचाई के 
अनरूप, सत्य, वास्तविक, सही--सौम्यंति चाभाष्य 
यथार्थभाषी --रघ ० १४।४४, इसी प्रकार “यथार्या 
तुभव: (सही या छाद्ध प्रत्यक्ष ज्ञा) और “यथार्थ- 
वक्‍ता 2. सत्य अर्थ के समनरूप, अथ के अनसार सही 
ठीक, उपयकक्‍त, सार्थक -- करिष्यन्निव नामास्य (अर्थात 
शत्रुघ्न) यथार्थमरिनिग्रहात्‌ - रघ० १५६, यूधि सद्य 
शिशुपाल तां यथार्था -शि० १६।८५, कि० ८।३९ 
कु० १।१६ 3. योग्य, उपयुक्त (थंम-अर्थतः) 
सत्यतापृवक, सही, उचित प्रकार से, "अक्षर (वि०) 
साथंक, अक्षरश: सत्य - वि० १।१, “नमन (थि०) 
जिसका नाम अर्थ की दृष्टि से सही हं या प्णंत 
साथंक ह (जिसके काय नाम के अनुरूप हैँ ) -- ध्रुव- 
सिद्ध रपि यथाथनाम्न: सिद्धि न मन्यते --मालवि० 
४, परनन्‍्तपो नाम यथाथनामा -रघ० ६।२१, 
गुप्तवर ('यथाहंवर्ण के स्थान पर) (थि०) 
. गणों के अनुसार अधिकारी 2. सम॒चित, उपयकक्‍त 
न्‍न्यायोचित, वर्ण: गुप्तवर, दृत, - अहम, अहूँंत 
(अव्य०) गुण या योग्यता के अनरूप--रघ ० १६। 
४०, -अहंणम्‌ (अव्य०) . औचित्य के अनरूप 
2. गुण या योग्यता के अनुरूप,-- अवकाझम्‌ (अव्य०) 
. कक्ष या स्थान के अनूसार 2. जैसा कि अवसर 
ही, अवसरानक्‌ूूरू, अवकाशानकल, ओऔचित्यानकल 
ठीक स्थान पर - प्रालम्बमत्कृष्प यथावकाशं मिनाय 
रघु० ६।१४, -अवस्थम्‌ (अव्य०) दशा या परि- 
स्थिति के अनुकल, - आख्यात (वि०) जंसा कि पह 
उल्लेख किया गया हैं, पूर्वोल्लिखित,--आख्यातम 
(अव्य०) जेंसा कि पहले बतलाया गया हें, --आगत 
(वि०) मर्ख, जड, (अव्य० -तम्‌) जैसा कि कोई 
आया, उसी रीति से जसे कि कोई आया -यथागतं 
मातलिसारथिययो --रघ्‌ ० ३।६७,-आचारम (अव्य०) 


प्रथा के अनुसार, जसा कि प्रचलन हूं, . आम्नातम, 
-“आसम्नायम्‌ (अव्य०) जसा कि वेदों में विहित ह, 
--आरम्भम्‌ (अव्य०) आरंभ के अनुसार, नियमित 
 क्रमया अनुक्रम मं,--आवासम्‌ (अव्य०) अपने रहने 


) 


के अनुसार, प्रत्येक अपने अपने निवास के अनुसार, 
“आशयम्‌ (अव्य०) (. इच्छा या आशय के अनुसार 
2. करार के अनुसार,-- आश्रमम्‌ (अव्य०) आश्रम 
या किसी व्यक्ति के घामिक जीवन के विशिष्ट के 
अनूसा र,-- इच्छा, - इष्ट, - ईप्सित (थि०) इच्छा 
या कामना के अनूसार, अपनी रुचि के अनकूल 
यर्थष्ट, जैसा कि चाहा गया हो या कामना की गईं 
गै, (अव्य० - चअछम्‌, - ,ध्टम,- तम्‌) . इच्छा या 
कामना के अनुसार, इच्छा या मन के अनुकल -- रघु० 
४५१ 2. जितनी आवश्यकता हो, मन भर कर 

यथ्थेष्ट बभज़े मांसम- चौर० ईक्षितम 
(अव्य०) जंसा कि स्वयं देखा हो, ज॑सा कि वस्तुत 
प्रत्यक्ष किया हो, - उक्त, - उदित (वि०) जसा कि 
ऊपर कहा गया हू, पूर्वोक्‍्त, उपयूल्लिखित - यथोक्‍ता: 
संवत्ता: पंच० १, यथोक्‍तव्यापारा -श० १, रघु० 
२।७०, - उचित (वि०) उपयकक्‍त, उचित, वाजिबव, 
योग्य (अव्य ०--तम्‌ ) ठीक-ठीक, उपयुक्त रूप से, 
उचित रूप से,--उत्तरम्‌ (अव्य ०) नियमित क्रम या 


परंपरा में, क्रमशः,- संबन्धो5त्र यथीत्तरम्‌ -- सा० द० 
७२९, -- उत्साहम (अव्य०) . अपनी शक्तिया 
ताकत के अनुसार 2. अपनी प्री शक्ति से, उद्दिष्ट 
(वि०) जसा कि वर्णन किया गया ह या संकेतित 
है, (-८्टम) या उद्देशम्‌ (अव्य०) संकेतित रीति 
से, - उपजोधम (अव्य०) मन या इच्छा के अनुसार, 
--उपदेशम (अव्य०) जैसा कि परामझशे या अनुदेश 
दिया गया हैँ, - उपयोगम (अव्य०) आवश्यकता या 
कार्य की दृष्टि से, परिस्थिति के अनुसार,-- काम 
(धि०) इच्छा के अनुरूप (अव्य० मम) रुचि के 
अनकल, इच्छा के अनुरूप, मन भर कर--यथाकामा- 
चितार्थानाम--- रघ० १।६, ४।५१, -- कामिन 
(वि०) स्वतंत्र, प्रतिबंधरहित,---कालः ठोक या 
सही समय, उचित समय-रघ ० १।६, (अव्य ०-लम ) 
ठीक समय पर, समयानकल, मौसम के अनसार, 


-सोपसर्पजजागार यथाकालं स्वपन्नपि---रघु ० १७।५ १, 
>-कुत (वि०) जसा कि मान लिया गया हूँ, किसी 
नियम या प्रथा के अनुसार किया गया, प्रथानुकूल 
+मनु० ८।१८३,---क्रमम,--क्रमेण (अव्य०) ठीक 
क्रम या परंपरा से, नियमित रूप से, सही रूप में, 
उचित रीति से--रघधु० ३।१०, ९२६, 
(अव्य ०) अपनी शक्ति के अनुसार, जितना संभव 
हो,--जात/वि ० )मर्खे, अज्ञानी जड,- ज्ञानम्‌ (अव्य० ) 
व्यक्ति की अधिक से अधिक जानकारी या बद्धि के 
अनुसार, ज्येष्ठस (अव्य०) पद के अनसार, वरि- 
ष्ठता के अनसार,--तथ (वि०) |. सत्य, सही 
परिशद्ध, खरा, (-थम्‌ ) किसी वस्तु के विवरण या 


( ८२७ ) 


बिशेषताओं का आख्यान, विवरण मूरूक या सूक्ष्म 
कथन, (अव्य ०--थम्‌) . यथाथत:, सृक्ष्मतया 2. सही 
तौर पर, उचित रूप से, जैसा कि वस्तुतः बात हो 
--दविक,--दिशम (अव्य० )सब दिशाओं में,---निविष्ट 
(बि०) जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका हैँ, जेसा 
कि ऊपर विशषता बता दी गई ह-यथानिर्दिष्ट- 
व्यापारा सखी--आदि,--न्यायम्‌ (अव्य० ) न्यायत:, 
सही रूप से, उचित रीति से--मन्‌ ० १।१, - पुर 
(अव्य०) जसा कि पहले था, ज॑ंसा कि प॒व॑ अवसरों 
पर था,--पूर्ष (वि०),-पूर्वक (वि०) जसा कि 
पहले था, पूव॑वर्ती--रघु ० १२।४८, (-वम्‌ )-पूर्वक्म 
(अव्य० ) 4. ज॑ंसा कि पहले था--मन॒ ० ११।१८७ 
2. क्रम या परपरा में, क्श:--एते मान्‍्या यथापृवम्‌ 
याज्ष० १।३५,--प्रदेशम्‌ (अव्य०) . उचित या 
उपयुक्त स्थान में--यथाप्रदेशं विनिवेशितेन-- कु० 
१।४९, आसञ्जयामास यथाप्रदेश कंठे गुणम्र--रघु० 


६८३, ७।३४ 2. विधि या निदेश के अनुसार, 
--प्रधानम,- प्रधानतः (अव्य ०) पद या स्थिति के 
अनुकूल, पूववर्तिता के अनुसार--आलोकमात्रण सुरा- 
नशेषान्‌ संभावयामास॒ यथाप्रधानम्‌--कु० ७।४६, 
--प्राणम्‌ (अव्य०) सामथ्य के अनुसार, अपनी पूरी 
शक्ति से,--प्राप्त (वि०) परिस्थितियों के अनुरूप 
--प्राथितम (अव्य०) प्रार्थना के अनकुल,--बलम्‌ 
(अव्य०) अपनी अधिकतम शक्ति के साथ, अपनी 
शवित से,--भागम,--भागद्ध: (अव्य०) ।. प्रत्यंक 
के भाग के अनुसार, ठीक अनपात से 2. प्रत्येक अपन 
ऋमिक स्थान पर-यथाभागमवस्थिता: -- भग ० १॥११ 
3. ठीक स्‍थान पर-यथाभागमवस्थितेपि-- रघु० 
६।१९,--भूतम (अव्य ०) जोकुछहो चका उसके 
अनुसार, सचाई के अनुसार, सत्यतः, यथाथेत:,-मुखोन 
(वि०) ठीक सामने देखने वाला (संब० के साथ ) 

(मृग:) यथामुखीन: सीताया: पृप्लवे बहु लोभयन्‌ 


-भट्टि० ५१४८,--ययम (अव्य०) . यथा -- योग्य, * 


ज॑सा कि योग्य हं, यथोचित--कि० ८।२ 2. नियमित 
क्रम में, पथक पथक एक एक करके --बीजवन्तो 
मखादय्र्था विप्रकीर्णा यथायथम--सा० द० ३३७ 
--युक्‍तम्‌, -योगम्‌ (अव्य०) परिस्थितियों के अनु- 
कल, यथायोग्य, उपयक्त रूप से,-- योग्य (वि०) 
उपयक्त, योग्य, उचित, सही,--रुचम,--रुचि ( अव्य ०) 
अपनी पसन्द या रुचि के अनकूल,--रूपम (अव्य०) 
. रूप या दर्शन के अनूसार 2. ठीक-ठीक, यथोचित 
यथायोग्य,---वस्तु (अव्य ०) जैसे कि तथ्य हैं, 
यथार्थत:, विशद्ध रूप से, सचमच, -- विधि (अब्य० ) 
नियम या विधि के अनूसार, ठीक-ठीक, यथोचित 
>-यैथाविधिहुताग्नीनाम्‌ू--रघु ० १६, संचस्का रोभय- 


प्रीत्या मेथिलियोौ यथाविधि--- १५३१, ३।७०,-विभ- 
कम अव्य ०) अपनी आय के अनपात से, अपने 

के अनुरूप,--बत्त (वि०) जसा कि हो 
चुका ह, किया गया है, (-त्तम्‌) वास्तविक तथ्य 
किसी घटना की परिस्थितियाँ या विवरण,--शक्ष्ति, 
--शकक्‍त्या (अव्य ०) अपनी अधिकतम शक्ति के 
अनुसार, जहाँ तक संभव हो,-"ज्ञास्त्रम्‌ (अव्य०) 
धमशास्त्रों के अनुसार जसा कि धमशात्त्रों में 
विहित हें--मन० ६।॥८८,--श्रतम्‌ ( अवब्य० ) 
. जुसा कि सुना है, या बताया गया हैं 
2. (यथाभ्ुति ) वेदिक विधि के अनसा र, - संख्यम 
अलंकार श्ञास्त्र में एक अलंकार यथासंरुयं क्रमेणव 
क्रमिकाणां समन्दय:---काव्य ० १०- उदा ० शत्र्‌ मित्र 
विपत्ति च जय रज्जय भज्जय - चन्द्रा० ५११०७, 
(“रुयस्‌ ), संख्येन (अव्य०) संख्या के अनुसार, 
क्रमशः, संख्या के सख्या --याज्ञ ० १।२९१,--समयम 
(अव्य ०) . उचित समय पर, करार के अनुसार, 
सवसम्मत प्रचलन के अनुसार, --संभव (वि०) शक्य, 
जोहोसके, - सुखम (अव्य०) !., मन या इच्छा के 
अनुसार 2. आराम से, सुखपूवक, इच्छानकल, जिससे 
सुख हो, --अ रू निघाय करभोरु यथासुख॑ ते संवाहयामि 
चरणावुत पद्मताम्रौ--श० ३॥२२, रघृु० ८।४८ 
'हाहदााा स्थानंसही और उचित स्थान, (अव्य० 
-नम्‌) उचित स्थान पर, ठीक-ठीक,- स्थित (वि०) 
, वास्तविक तथ्य या परिस्थितियों के अनुकल, जेंसी 
कि स्थिति हो -भट्टि० ८८ 2. सचम॒च, उचित रूप 
से,---स्वम (अव्य०) . अपने अपने क्रम से, क्रमश 
- अध्यासते चीरभूतोी यथास्वम्‌ - रघृ० १३।२२, 
कि० १४।४३ 2. वयक्तिक रूप से - रघ० १७।६५, 
3. ठीक ठीक, यथोचित, सही रूप से । 


यथावत्‌ (अव्य०) [यथा--वति] . ठीक ठीक, ज्यों का 


त्यों, यथोचित, सही रूप से; प्रायः विशेषण के बल 
के साथ - अध्यापिपद्‌ ग्राधिसुतों यथावत्‌-भद्ठि 
२।२१, लिपेयथावद्ग्रहणंन--रघ्‌० ३।२८ 2. विधि 
या नियम के अनुसार, जंसा कि नियमों द्वारा विहित 
है,-ततो यथावद्‌ विहिताध्वराय---रघु० ५।१९, मनु० 
६९, ८।२१४। 


_ (सवं० वि०) [यज्‌ --अदि, डित] (कतं ०, ए० व०, 


पूं० यः, स्त्री० या, नपुं० यत-द) संबंधबोधक 
सर्वनाम जो जौन सा, जो कुछ (क) इसका उपयक्त 
सहसंबंधी 'तद्‌ ह,--यस्य बुद्धिबल तस्य, परन्तु कभी 
कभी 'तद' के स्थान पर इृदम, अदस या एतद को भी 
प्रयक्‍ता किया जाता हैं, कभी कभी 'यद शब्द अकेला 
ही प्रयक्त होता है, तथा उसके सहसंबंधी सर्वनाम का 
ज्ञान प्रकरण से ही कर लिया जाता हूं, दोनों संबंध- 


( <२८ ) 


बोघक सवनाम बहुधा एक ही वाक्य में प्रयक्‍त किये 
जाते हैं -- यदेव रोचते यस्म भवेत्तत्तस्य सुन्दरम (ख) 
जब इस शब्द की आवत्ति करदीजाती ह तो इसका 
अर्थ होता ह. 'समष्टि तथा इस शब्द का अनवाद 
होता हैं 'जो कोई “जो कुछ”; इस अवस्था में सह- 
संबंधी स्वगाम 'तद की भी आवंेत्ति की जाती हन्‍यो 
यः शस्त्र बिभति ब रुबल: पाण्डबीनां चमूनाम 

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तको हम 
->-वेणी० ३।३० (ग) जब “यद' को किसी प्रइनत- 
वाचक सवनाम या उससे व्यत्पन्न किसी और शब्द के 
साथ जोड़ दिया जाता है, साथ में निपात चिद चन 
वा या अप लगे हों या न लगे हों, तो इसका अर्थ 
होता है 'कुछ भी' "चाहे जो कोई! “कोई”; येन केन 
प्रकारेण जिस किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार 
से; यत्र कुत्रापि, यो वा को वा, यः: कश्चन आदि; 
यत्किचिदेतद यह तो केवल तुच्छ बात हू । यानि 
कानि च मित्राणि--आदि, (अव्य०) अव्यय के रूप 


में 'यद' नाना प्रकार से प्रयक्‍क्त होता हँ 4. किसी 
प्रत्यक्ष या आश्रित वाक्य को आरम्भ करने म॑ अन्त 
में चाहे इति' हो या न हो--सत्यो5यं जनप्रवादो 
यत्संपत्संपदमन्‌बध्नातीति-- का ० ७३,--तस्य कदा- 
चिच्चिन्ता समृत्पन्ना यवर्थोत्पत्त्युपायाविचन्तनीया 
कृतेंव्याइच--पंच ०. १ 2. क्योंकि, चंकि--- प्रियमा चरित॑ 
लते त्वया में **'  *** यदियं पुनरप्यपाजनेत्रा परि- 
वृत्ताधमखी मयाद्य दृष्टा--विक्रम ० १॥१७, या--कि 
शेंषष्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्यंव यत्‌ 
“5 गुद्रा० २१८, रघु० १।२७, ८७, इस अथ म 
'यद के पश्चात इसका सहसम्बन्धी तद या तत 
आता हं। दे० न० २२।४६। सम०--अपि 
(अव्य०) यद्यपि, अगच - वक्र: पन्‍था यदपि भवत: 
--मेघ० २७,--भर्थम,--अथ (अव्य०) 4. जिस 
लिए, जिस कारण, जिस वास्ते, जिस हेतु, - श्रयतां 
पदर्थमस्सि हरिणा भवत्सकाशं प्रेषित:--श० ६, कु० 
५।५२ 2. चंकि, क्योंकि--ननं दवं न शक्यं हि 
पुरुषणा तिवरतितुम, यदर्थ यत्नवानंव न लभे विप्रतां 
विभो--महा ०,---कारणस,-- कारणात्‌ (अव्य० ) 
4. जिस लिए, जिस कारण 2. चंकि, क्योंकि,--कते 
(अव्य ०) जिस लिए, जिस वास्ते, जिस पुरुष या 
वस्तु के लिए,--भविष्य: भाग्यवादी (जो कहता हू 
--जो होना है वह होगा ) - पंच० १।३१८,-वा 
(अव्य ०) अथवा, या,--नतद्विद्यः कतरश्नों गरीयो 
यद्वा जयम यदि वा नो जययः-- भग० २॥६ (भाष्य- 
कार बहुधा इस शब्द को विकल्पा्थ बतलाते समय 
प्रयकत करते हैं),--वक्तम साहसिकता,-- सत्यम 
। अव्य ०) निरचय ही, सचाई तो यह है कि, सत्यत 


सचम्‌ृच--अम ज़ुलाशंसया वो वचनस्य यत्सत्यम्‌ कंपित- 
मिव मे हृदयम्‌--वेणी ० १, म॒द्रा० १, मच्छ० ४ । 


यदा (अव्य०) [ यद्काले दात्‌ | . जब, उस समय जब 


कि, यदायदा जब कभी, यदेवतदव' उसी समय, ज्योंही 
यदाप्रभुति'* *' 'तदाप्रभति जब से लेकर'''** तब से 
लेकर 2. यदि--पत्र॑ नव यदा करौोरविटपे दोषों 
वसन्तस्य किम-भते ० २।९३ 3. जब कि, चंकि, यतः । 


यदि (अव्य०) [ यद-+-णिच -- इन, णिलोप: | . अगर 


यदुः 


फू 


जो (दशासूचक, और इस अर्थ में प्रायः विधिलिडः 
के साथ प्रयोग, परन्तु कभी-कभी भविष्यत्काल अथवा 
वर्तेमानकाल के साथ भी ; प्रायः इसकेपदचात “रताहि 

ओर कभी कभी “तत: तदा, तत्‌ या अत्र का प्रयोग 
किया जाता हे)- -प्राणेस्तपोभि रथवाभिमतं मदीय: कृत्य 
घटेत सुहृदो यदि तत्कृत॑ं स्थात्‌-मा० १।॥९, वदसि 
यदि किचिदपि दनन्‍्तरुचिकौमदी हरति दरतिमिरमति 

घोरम्‌--गीत ० १०, यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5त्र 
( >- कर्स्ताह) दोष:--हि० प्र०३५ 2. चाहे, अगर 
5-वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय 
कल्पते--कु० ५।४४ 3. बश्तें कि, जब कि 4. यदि 
कदाचित्‌, शायद--यदि तावदेवं क्रियतां शायद आप 
ऐसा कर सकें - पूर्व स्पृष्ट यदि किल भवेदड्मेभि स्त- 
वेति--मेघ० १०३, याज्ञ ० ३।१०४, (यद्यपि) 

हालांकि, अगच--शि० १६।८२, भग० १३८, 
श० १।३१, यदि वा या,--यद्वा जयम यदि वा नो 
जयय:---भग० २६, भतें० २।८३, या शायद, कदा- 
चित्‌, भले ही, प्रायः, निजवाचक सवंनाम से भी 
आवश्यकतानसार आंशय अभिव्यक्त कर दिया जाता 
है -उत्तर० ११२, ४॥५ । 


| यज्‌--उ पृषो ० जस्य दः | एक प्राचीन राजा का 


. नाम, ययाति और देवयानी का ज्यब्ठ पुत्र, यादवों 


' यदच्छा 


का वंश प्रवतक । सम०--कछुलोज्ूव:,--नन्दन:,-श्रेष्ठ 
कृष्ण का विशेषण । 

| यद--ऋच्छ -- अहू-+टाप्‌ | 4. मनपसन्द 
करना, स्वेच्छा, (काय करने को ) स्वतंत्रता 2. संयोग, 
घटना, इस अर्थ में प्रायः करण० एक व० में प्रयोग 
होता हैं और 'घटनावश', 'संयोगवश शब्दों से अन- 
वाद किया जाता हे--किनरमिथनं यदच्छयाद्वा- 
क्षीत-का ०, देखने का संयोग हआ', आदि-- वसि 
प्ठधेनरत यदच्छयाऊ5गता श्रतप्रभावा ददशेथ नन्दिनी 
- रंघु० ३४२, विक्रम० ११०, कु० ११४ | सम० 
-जअभिज्ञ: एंच्छिक अथवा स्वपुरस्कृत साक्षी 
-“संवादः: . अकस्मात्‌ वार्तालापं' 2. स्वतःस्फते 
अथवा संयोगवश मिलन, घटनावश' मिलाप । 


यदच्छातस (अव्य०) [ यदच्छान॑-तसिल ] अकस्मात, 


घटनावश, संयोग से । 


( ८२९ ) 


यन्त (पुं०) | यम--तृच्‌ ] . निदेशक, राज्यपाल, शासक 


2. चालक (जैसे कि हाथी का, गाड़ी का), कोच- 


वान सारथि--यन्ता गजस्याभ्यपतद्गजस्थ---रघु० 
७।३७, अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्‌ विश्वामयंति सः 
१।५४ 3. महावत, हस्ति चालक, हस्त्यारोही । 


यन्त्र (म्वा० चुरा० उभ० - यन्त्रति-ते) नियंत्रण में 


करना, दमन करना, रोकना, बांघना, कसना, बाध्य 
क्रना -- शापयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचग्रहे : - रघु० 
१०४७, नि-, 4. दमन करना, नियंत्रण में 
करना बेडियाँ डालना 2. कसना, बांधना, सम्‌॒ , 
रोकना, नियंत्रण में करना, ठहराना --संयन्त्रितों मया 
रथ्‌ः -शे० ७ ॥। 


यन्त्रम्‌ [यन्त्र अच्‌] 4. जो नियन्त्रण करता है, या कसता 
है, थूणी, खंभा, सहारा टेक जेसा कि गहयंत्र' में 
(इस शब्द के नीचे उद्धरणं देखिये) 2. बेड़ी, पट्टी, 
कसना, कंठबंध या ग्रंथि, चमड़े का तस्मा 3. शल्यो- 
पयोगी उपकरण विशेष कर ठंठा उपकरण (विप० 
शस्त्र) 4. कोई भी उपकरण या मशीन, यन्त्र, 
साधन, सामान्य उपकरण --कूपयन्त्रमू-मुच्छ ० १०।५९, 
'कएँ से पानी निकालने वाली मशीन इसी प्रकार 
'तैल", जल? आदि 5. चटकनी, कुंडी, ताला 
6. नियंत्रण, बल 7. ताबीज़, एक रहस्यमय ज्योतिष 
का रेखाचित्र जो ताबीज की भांति प्रयुक्त किया 
जाय । सम० - उपलः चक्की, का पाट, -करण्डिका 
एक प्रकार का जादू का पिटारा, - कमेकृत्‌ (पुं०) 
कलाकार, शिल्पकार, - गहम्‌ !. तेली का कोल्हू 
2. निर्माणशाला, शिल्पगृह,--चेष्टितम्‌ जादू का कर- 
तब, जादू-टोना, दृढ़ (वि०) (द्वार) कुंडी या चट- 
खनी जिसमें लगी हुई हँ,--नालम्‌ यन्त्रमूलकक कोई 
नली,--पुत्रक:, -पुत्रिका यन्त्रचालित गुड़िया, या 
पुतली जिसमें डोरी या तार आदि कोई ऐसी कल 
लगी हो जिससे कि पुतली नाचे, -प्रवाहः पानी को 
एक कृत्रिम सरिता --रघु ० १६।४९,---मार्गे: एक नली 
या पतनाला,--शरः कोई तीर या अस्त्र जो किसी 
यंत्र द्वारा छोड़ा जाय । 


यन्त्रकः [यन्त्र --प्वुल] . जो कल-पुर्जों से सुपरिचित हो 


2, कुशल यान्त्रिक,--कम्‌ . पट्टी (आयु० में) 
2. ख राद. 


पन्‍त्रणम,--णा [यन्त्र --ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च| | नियंत्रण, 


दमन, रोक-थाम--करयन्त्रणदन्तुरान्तरे व्यलिखच्चउचु- 
पुटेन पक्षति,--नै ० २।२ 2. नियन्त्रण, प्रतिबंध, रोक 
--ह्लीयन्त्रणां तत्क्षणमन्वभूवन्नन्योन्यलोलानि विलोच- 
नानि -कु ०७७७५, रधु० ७॥२३ 3. कसना, बांधना, 
-निबिडपीनकुचढ्ययन्त्रणा तमपराघमधात्‌ प्रतिबध्नती 
--मैं० ४।१० 4. बल, बाध्यता, निग्रह, कष्ट, पीड़ा 


या वेदना (जो विवशता से उत्पन्न हो )- अलमल- 
मुपचारयन्त्रणणा-मालवि० ४ 5. अभिरक्षा, 
6. पट्टी । 


यन्त्रणीं, यन्त्रिणी [यन्त्रण--डीप्‌, यन्त्र--णिनि--डीप | 


पत्नी की छोटी बहन, छोटी साली । 


यन्त्रिन (वि०) [यन्त्र--इनि, यन्त्र +- णिनि वा| !. (घोड़ा 


आदि) जो जीन व साज से सुसज्जित हो 2. पीड़क, 
सताने वाला, 3. जिसने ताबीज बाघा हुआ हो । 


(म्वा० पर० यच्छति, यत, इच्छा० यियंसति ) . 
रोकना, दमन करना, नियन्त्रण करना, वश में करना, 
दबाना, ठहराना, बन्द करना-यच्छेद्वाइःमनसी प्रज्ञः 
--कठ०, यतचिकत्तात्मन--भग० ४२१, दे० यत 
2. प्रदान करना, देना, अर्पण करना-प्रेर ० (यमयति-ते ) 
नियंत्रण करना, रोकना आदि, आ--, !. विस्तार 
करना, लंबा करना, फैलाना,--वस्त्रम्‌ पाणिमायच्छते 
--सिद्धा ०, स्वाड्भरमायच्छमान:---श ० ४ (पाठान्तर ) 
2. ऊपर खींचना, वापिस खींचना,---आयच्छति कूपाद्र- 
ज्ज्म्‌, सिद्धा०, बाणामुद्यतमायंसीत्‌ --भट्टि ० ६११९ 
3. नियन्त्रित करना, थामना, दबाना, (इवास आदि ) 
रोकना--मनु ० ३।२१७, १११००, याज्ञ० १॥२४, 
अंगड़ाई लेना, (आ०) लम्बा बढ़ जाना 5. ग्रहण 
करना, अधिकार करना, रखना--श्रियमायच्छमाना- 
भिरत्तमाभि रनृत्तमाम्‌--भट्टि ० ८४६ 6. ले आना, 


नेतृत्व करना, उद्‌--, (प्रायः आ० ) 4 उठाना, ऊपर 
करना, उन्नत करना--बाह उद्यम्य--श ० १, परस्य 
दण्ड नोद्यच्छेत्‌ मनु० ४॥१०४, रघु० ११॥१७, १५। 
२३, भट्टि० ४॥३१ 2. तैयार होना, प्रस्थान करना, 
आरंभ करना, (संप्र० या तुमन्नंत के साथ) उद्यच्छ 
माना गमनाय भूय:--रघु० १६।२९, भटष्टि० ८।४७ 
3. प्रयास करना, घोर प्रयत्न करना--उद्यचच्छति 
वेदम्‌--सिद्धा० 4. शासन करना, प्रबन्ध करना, 
हकमत करना, उप (आ०) ॥4. विवाह करना 
--भवान्मिथ: समयादिमामुपायंस्त - श०_ ५, 
(मेनां) आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे - कु० ११८ 
रघु० १४॥८७, शि० १५।२७ 2. पकड़ना, थामना, 
लेना, स्वीकार करना, अधिकार करना--श स्त्राण्यु- 
पायंसत जित्वराणि--भट्ठि ० ११६, १५।२१, ८।३३ 
3, प्रकद करना, संकेत करना--भट्टि० ७१०१, 
नि---, !. नियंत्रित करना, दमन करना, रोकना, वश 
में करना, शासन करना--प्रकृत्या नियताः स्वया 
--भग० ७।२०, (सुतां) शशाक मेना न नियन्तुमु- 
चमात--कु० ५५५, उसे हटा नहीं सका आदि 
2. दबाना, निलंबित करना, रोकना, (श्वास आदि) 
-मनु० २॥१९२- न कथंचन दुर्योनि: प्रकृति स्वां 
नियच्छति - मनु० १०५९, 'न दबाता हे न छुपाता 


( ८३० ) 


है" आदि 3. दान करना, देना--को न: कुले निवपनानि 
नियच्छतीति--श० ६।२४ 4. सजा देना, दण्ड देना 
नियन्तव्यहच राजभि:--मन्‌० ९२।१३ 5. विनिय- 
मित करना या निदेशित करना 6. प्राप्त करना, 
अवाप्त करना--तालकज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग निय- 
उछति--याज्ञ ३।११५, मन्‌० २।९३ 7. धारण 
करना (प्रेर०) ?. नियंत्रित करना, वक्ष में करना 
विनिथमित करना, रोकना, दण्ड देना--नियमयर्सि 
बिमार्मप्रस्थितानात्तदण्ड:--.श ० 
कसना--शि० ७।५०, रघृ० ५।७३ 3. मर्यादित 
करना, हलका करना, विश्राम देना- कु० १।६१, 
बिनि--, दमन करना, नियंत्रण रखना, भग० ६।२४, 
सम -- [. मभियंत्रित कंरना, दमन करना, रोकना, 
नियंत्रण में रखना (आ०)--भग० ६।३६, मनु० 
२।१०० 2. बांघना, कंद करना, कसना, बंदी बताना 
-वानरं मा न संयसी:---भट्टि ० ९५०, मालवि० १।७, 
रघ० ३१२०, ४२ 3. एकत्र करना (आ )--न्रीहीन्स- 
यच्छते--सिद्धा० 4. बन्द करना, भेड़ना - भग० 
८। ९२ | 

: [ यम+घरण |7. संयत करना, नियंत्रित करना 
दमन करना 2. नियन्त्रण, संयम 3. आत्मनियन्त्रण 
4. कोई महान्‌ नतिक कतंव्य या घर्मंसाधना (विप० 
मियम)-तप्तं यमेन नियमेन तपो5मनैव--न० १३१६, 
यम और नियम की निम्न प्रकार से भिन्नता दर्शायी 
गई हं--शरीरसाधनापेक्ष॑ नित्यं यत्कम तद्यमः, निय- 
मस्तु स॒यत्कम नित्यमागन्तुसाधनम्‌-- अमर०, दे० 
कि० १०।१० पर मल्लि० भी; यमों की संख्या 
बहुधा दस बतलाई जाती हूं, परन्तु भिन्न भिन्न 
लेखकों ने उनके भिन्न भिन्न नाम दिये हँ--उदा० 


५।॥८ 2. बाँघना,- 


यम का सेवक या टहलआ,-- अच्तकः !. शिव का 
विशेषण 2. यम का विशेषण - किकुरः यम का सेवक 
मृत्य का दृत,- कीलः विष्ण,--ज (वि०) जन्म से 
जड़वा, यमरलू---अआ्रातरो आवां यमजौ--उत्तर० ६, 

दृतः 4. मृत्य का दूत 2. कौवा, - द्वितोीया कातिक 
शक्‍ला दृज जब बहने अपने भाईयों का सत्कार 
करती हूँ, भाईदूज, तु० श्रातद्वितीया, - धाबी यम का 
निवास स्थान -नरः संसारान्ते विशति यमघानीजब- 
निकामू भतुं० ३॥११२, - भगिनो यमुना नदी, 

यातना मरणोपरांत पापियों को यम के द्वारा दी 
जाने वाली पीड़ा (कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग 
भीषण यातनाएं या टघोर पीड़ा” प्रकट करने के 
लिए भी किया जाता हैं), राज (पुं०) यम, मत्य 
का देवता, सभा यमराज की न्यायसभा, स्‌र्यम एक 
भवन जिसमें केवल दो कमरे हो, एक का मुंह पश्चिम 
को तथा दूसरे का उत्तर को हो 


यमकः | यम -+-स्वार्थ कन ] !. प्रतिबंध, रोक 2, यमल 
या जड़वां 3. एक महान नंतिक या धामिक कतंव्य 
दे० यम,--कम्‌ 4. दोहरी पट्टी 2. (अलं०» में) 
एक ही श्लोक में किसी भी स्थान पर शब्दों या अक्षरों 
की पुनरावृत्ति परन्तु अर्थ की भिन्नता के साथ, एक 
प्रकार की लय (इसके कई भेदों का वर्णन--काव्या० 
३।२॥५२ में किया हूं) आवत्ति वणसंघातगोचरां यम्क 
विदु: - काव्या० १।६१, ३।१, सा० द० ६४० । 

यमन (वि०) (स्त्री० ) [यम्‌+ल्यद | संयमी 
दमन करने वाला, शासक आदि,--नम्‌ 4. संयम 
करना, दमन करना, बाँघना 2. ठहरना, थमना 
3. विराम, विश्लाम, -- नः मत्य का देवता यम । 

घपमनिका | यमत-+कन्‌ -टापू, इत्वम | परदा, ओट, तु० 


ब्रह्मचय दया क्षान्तिदरनिं सत्यमकल्कता, अहिसाइस्ते जवनिका । 

यमाधघयें दमरचेति यमाः समता: - याज्ञ ० ३॥३ १३, समल ( ० ) | यम -+- ला +- क्‌| जोडवां, जोडी में से एक, 
या - आन्‌शंस्यं दया सत्यमहिसा  जक्षासम्तिराजवम्‌: _ हल: दो की संख्या, (द्वि० व०) जोंडी,-- लूम 
प्रीति: प्रसादो माघुर्य मादवं च यमा दश । कभी- __ लछो मिथन, जोडी । | है 


कभी यम केवल पांच ही बताये जाते हँ---अहिसा 


यमबत्‌ (वि०) [ यम-+मतृप, वत्वम | जिसने अपनी 
सत्यवचनं ब्रह्मचय मकल्कता, अच्तैयमिति पंचेव !वि०) [ यम + मतुप्‌ ] जिसने अप 


यमाख्यानि ब्रतानि च 5. योग प्राप्ति के आठ 
अंगों या साधनों में पहला साघन | आठ अंग यह है 


>वमनियमासनप्राणाया मप्रत्याहा रघारणाध्यानसभाघ - 
योष्ष्टावंगाभि 6. मृत्य का देवता, म॒त्य का मूत॑ 
रूप, यह सूर्य का पुत्र माना जाता हँ--दत्ताभय त्वयि 
यमादपि दण्डधारे-- उत्तर ० २॥११ 7. यम॒ल-पर्मा 
त्मजं प्रति यमोी च (अर्थात्‌ - नकुलसहदेवों) कथव 
नास्ति--वेणी० २।२५, यमयोहचेव गर्भष जन्मतो 
ज्यष्ठता मता- मनु० ९।१२६ 8. जोड़े में एक 
->-ममम्‌ जोड़ा, जोड़ी। सम० अनुगः - अनुचरः 


वासनाओं पर संयम कर लिया हैं, आत्म नियंत्रित 
-यमवतामवतां च घुरि स्थित: - रघु० ९।१ । 

यमसात्‌ (अव्य०) [ यम--साति | यम के हाथों में, यमकी 

_ शक्ति में, यमसात कृ मत्य को सोंपना । 

यमना | यम्‌-+ उनन्‌-+टाप्‌ |] एक प्रसिद्ध नदी का नाम 
(जो यम की बहन मानी जाती हु )!। सम०- भ्रात 
(पं०) मृत्य का देवता यम । 

पयातिः [ यस्य वायोरिव यातिः सवंत्र रथगतियस्य ] एक 
प्रसिद्ध कद्रवंशी राजा का नाम, नहुष का पुत्र 
| ययाति ने शुक्राचायं की पुत्री देवयानी से विवाह 
किया । दंत्यों के राजा बषपर्वा की पुत्री शर्भिष्ठा 


( ८३१ ) 


दासी के रूप में देवयानी के साथ गई, क्योंकि इसने 
किसी समय देवयानी का अपमान किया था और उस 
अपमान की क्षति-पूति के लिए आज शमभिष्ठा को 
देवयानी की सेविका बनना पड़ा (दे० देवयानी) 
परन्तु ययाति को इस दासी से प्रेम हो गया, फलत 
उसने गुप्त रूप से उससे विवाह कर लिया। इस 
बात से खिन्न होकर देवयानी अपने पिता के पास 
चली गई ओर उनसे अपने पति के आचरण की 
शिकायत की । छतक्राचाय॑ ने ययाति को प्राक्कालिक 
वाधक्य तथा अशकक्‍्तता से ग्रस्त कर दिया । ययाति 
ने जब बहुत अननय-विनय किया तो प्रसन्न होकर 
शक्राचाय ने ययाति को अनमति दे दी कि वह अपने 
बढ़ापे को जिस किसी को दे सकता हँ यदि वह लेना 
स्वीकार करे। उसने अपने पाँचों पुत्रों से पछा, 
परन्तु सब से छोटे पुरुको छोड़कर किसी ने भी 
बढ़ापा लेना स्वीकार नहीं किया । फलस्वरूप ययाति 
ने अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली । 
इस प्रकार इस समृद्ध योवन को पाकर ययाति फिर 
विषयवासनाओं तथा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने 
लगा। इस शअकार का क्रम १००० वष तक चला 
परन्तु ययाति की तृप्ति नहीं हुई। आखिरकार 
बड़े प्रयत्न के साथ ययाति ने इस विलासी जीवन को 
छोड़कर, पुरु कौ जवानी उसको वापिस कर दी और 
उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना स्वयं पवित्रजीवन 
बिताने तथा परमात्मचिन्तन करने के लिए बन को 
प्रस्थान किया | 


ययावरः--यायावर दे० । 

ययिः,- यो (पुं०) [या-+ई, कित, धातोद्वित्वम | 
.अद्वमेध या अन्य किसी यज्ञ के उपयक्त घोड़ा-शि० 
१५।६९ 2. घोड़ा 

यहिं (अव्य ०) [ यद--हिल ] . जब, जब कि, जब 
कभी 2. क्योंकि, यत:, चूँकि, (इसका उपयकत सह- 
संबन्धी तह या 'एतहि हैँ परन्तु अत्यत्तम साहित्य 
में इसका विरल प्रयोग हूँ) । 


यबः | यु|अच्‌ ] . जौ-यवा: प्रकीर्णा: न भवन्ति 
शालय: -मच्छ० ४।१७ 2. जौ के दाने या जौ के 
दानों का भार 3. लम्बाई की एक नाप -एक अंगल 
का १/६ या १/८ 4. हाथ की अंगलियों में बना जौ 
के दाने का चिह्न जो धनघधान्य, प्रजा, और सौभाग्य 
का सूचक हें। सम० --अडकरः, प्ररोहः जौ का 
अखवा या पत्ती,---आग्रयणम्‌ जौ की खेती का पहला 


फल, -- क्षार: जवाखार, शोरा, सज्जी, जशञकः:,--शकज: 


र्ज 
जो की भूसी को जला कर उसकी राख से तयार 
किया गया क्षारीय नमक, सज्जी,--सुरम॒ जौ की 
शराब, यवमद्य । 


यवनः | य-+-यच | . ग्रीस देश का निवासी, यनान देश 
का वासी 2. विदेशी, जंगली--मनु० १०४४ (आज- 
कल इस शब्द का प्रयोग मुसलमान और यरोपियन 
के लिए भी किया जाता हूँ) 3. गाजर । 

यवनानी [ यवनानां लिपि: - यवन--आनक, छीप च॒] 
यबनों की लिपि या लिखावट । 

यवनिका, यवनी [ यु-ल्यूट्‌ + डीप्र- यवती + कन्‌ न॑ 
टाप, हस्व: | . यवनस्त्री, ग्रीस देश की स्त्री या 
मसलमानी,--यवनी नवनीतकोमलांगी-जग ०, यवनी- 
मुखपनां सेहे मधघमदं न सः घ॒० ४॥६१, (नाटकों 
से ऐसा प्रतीत होता हे कि पूर्व काल में यवन बालाए 
राजाओं की दासियों के रूप में नियक्त की जाया 
करती थीं विशेषकर राजाओं के धनष और तरकस को 
संभालने के लिए, तु० एष बाणासहस्ताभियंवनीभि 
परिवत इत एवागच्छति प्रियवयस्य:---श ० २, प्रविश्य 
शाज्रहस्ता यवनी .श० ६, प्रविव्य चापहस्ता यवनी 
--विक्रम० ५ आदि) 2. परदा । 


यवसम्‌ [ य--असच ] घास, चारा, चरागाहों का घास 
यवसंघनम्‌ - पच० ९, याज्ञ ० ३३३०, मन० ७॥७५ । 
यवाग (स्त्री०) | ययते मिश्र्यते--यू-आगू ] चावलों 
का मांड, चावलों के माड़ की कांजी, या जौ आदि 
किसी और अन्न की काँजी यवागूविरलद्रवा-सुश्रु ० 
मत्राय कल्पते यवागू:--महा० । 
यवानिका, यवानी |[ दुष्टो यवो यवानी--यव+-डीष्‌ 
आनक, पक्ष कन-+टाप, हस्वः | अजवायन । 
यविष्ठ (वि०) [| यवन्‌--दृष्ठन, यवादेश: ] कनिष्ठ 
सबसे छोटा, -ष्ठ: सबसे छोटा भाई, कनिष्ठ 
अआता । 
यवीयस्‌ (वि०) [ यवन्‌--ईयसुन्‌ यवादेश: ] छोटा, 
बच्चा,--प्‌ ० . छोटा भाई 2. छृद्र । 


यश्स (नपुं०) | अश स्तुतौ असुन्‌ घातो: युट च्‌ ] 
प्रसिद्धि, ख्याति, कीति, विश्वति--विस्तीयंते यशों 
लोके तलबिन्दुरिवाम्भस -- मनु० ७।३४, यशस्तु रक्ष्यं 
परतो यशोघन:--रघ्‌० ३।४८, २॥४०। . सम० 
--कर (वि०) (यशस्कर ) कीति देने वाला, यशस्वी 
मन० ८।३८७,--काम (वि०) (यशस्काम) 
. प्रसिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक 2. उच्चाकांक्षी 
महत्त्वाकांक्षी,-- कायम, - शरीरम प्रसिद्धि के रूप में 
शरीर, कौतिदेह,--यहश:ः शरीरे भव में दयाल:---रघु ० 
२।५७, रघु० १।५७, भतृ० २।३४,--द (वि०) 
(यशोद ) कीतिकर (दः) पारा (दा) नन्‍्द की पत्नी 
और कृष्ण की पालक माता का नाम,--धन (वि०) 
(वि०) कीति ही जिसका धन हें, ख्याति में समृद्ध, 
अत्यंत विश्रुत--अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थात्‌ यशो- 
घंनानां हि यशों गरीय:--रघु० १४।३५, २।१,-पटह: 


( ८३२ 


यशाहूपी ढठोल,--शेष (वि०) जिसकी केवल ख्याति 
दोष हो, सिवाय कीति के जिसका और कुछ न बचा 
हो,--अर्थात्‌ मृतव्यक्ति, तु० कीतिशेष, (षः) मृत्य । 


यहास्य (वि०) [| यशसे हितं--यत्‌ ] 4. सम्मान या कीति 


की ओर ले जाने वाला--मनु० २॥५२ 2, विश्व, 
प्रसिद्ध, विख्यात । 


पश्स्विन (वि०) [ यशस--विनि ] प्रसिद्ध, विख्यात, 


विश्वत । 


यष्टि:,-ष्टी (स्त्री०) [यज्‌--क्तिन्‌, नि० न संप्रसारणम्‌ | । 


, लकड़ी, छाठी 2. सोटा, गदका, गदा 3. खंभा, सतून, 
स्तम्भ 4. अड्डा--जसा कि “वासयष्टि' में 5. ब॒न्त, 
सहारा 6. झंडे का डंडा जसा कि घ्वजयष्टि' में 
7. इंढल, वुन्त 8. शाखा, टहनी ---कदम्बयष्टिःस्फुट- 


कोरकेव-उत्त र ० ३।४१, इसी प्रकार “चूतयष्टि:-कु 


दारासहका रयष्टि: आदि 9. डोरो, लड़ी, (जेसे मोतियों | 


की ) हार,--विमुच्य सा हारमहाय॑निइचया विलोल- 
यष्टि: प्रविल॒प्तचन्दनम्‌- कु० ५॥८, रघु० १३।५४ 
0. कोई लता . कोई भी पतली या सुकुमार वस्तु 
( शरीर' अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के पश्चात्‌ 
समास के अन्त मे प्रयोग )-तं वीक्ष्य वेषथुमती' स रसा- 
ज्रयष्टि: कु० ५।८५, “पसीने से तर सुकुमार अंगों 
वाली! ॥। सम०--प्रहः गदाघा री, लाठी रखने वाला 
निवास: मोर आदि पक्षियों के बेंठने का अड्डा 
“-वक्षेयया यष्टितिवासभड्भरातू---रघु० १६१४ 
2. खड़े हुए डंडों पर स्थिर कबूतरों का घर या छतरी, 
--प्राण (वि०) . निर्बल, शक्तिहीन' 2. प्राणहीन । 


) 


हीना--यातस्तवापि च विवेक:--भाभमि० १६८, 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवच्ति यान्ति - मृच्छ ० ११३ 
6. गुजर जाना, बीतना (समय का) --योवनमनि- 
वरति यात॑ं तु - काव्य ० १० 7. टिकना 8. होना, 
घटित होना 9. जाना, घटना, होना (प्राय: भाव- 
वाचक संज्ञा के कम० के साथ) ॥0 उत्तरदायित्व 
संभालना -न त्वस्य सिद्धों यास्यामि सगंव्यापार- 
मात्मना-- कु० २।५४ ॥]. मंथुनसंबंध स्थापित 
करना 2. प्रार्थना करना, याचना करना 3. ढूँढना, 
खोजना (गम्‌ की भांति 'या के अथ भी संयुक्त 
संज्ञा शब्द के अनुसार नाना प्रकार से बदलते रहते 
हं--उदा ० अग्नरे या आगे आगे चलता, नेतृत्व करना, 
मार्ग दिखाना, अघो या डबना, अस्त या छिपना, 
अस्त होना क्षीण होना, उदयं था उदय होना नाश या 
नष्ट होना, निद्रांया सो जाना पद्द या पद प्राप्त 
करना, पार या पार जाना, स्वामी होना, पार कर 
जाना, आगे बढ़ जाना, प्रकृति या फिर स्वाभाविक 


अवस्था को प्राप्त करना, रूघुतां था हलका होना, 
बशं या बस में होना, अधिकार में आना, बाच्यतां 
या कलख्चित या निन्दित होना, विपर्यासं या परिवर्तित 
होना, रूप बदलना, शिरसा महीं या भूमि पर सिर 
झुकाना आदि), प्रेर०--(यापयति-तै ) . चलाना, 
आगे बढ़ाना 2. हटाना, दूर हांकना--रघु० ९३१ 
3. व्यय करना, (समय) बिताना--ताक्त्कोकिल 
विरसान्यापथ दिवसान---भामि० १।७, मेघ० ८९ 
4. सहारा देना, पालनपीषण करना, इच्छा० 


यष्टिक: [ यष्टि-+- कन्‌ ] टिटिहरी पक्षी । 


यध्टिका | यष्टिक-+-टाप ] 4. लाठी, डंडा, सोटा, गदका 
2. (एक लड़का) मोतियों का हार । 

यष्टो दे० यष्टि | 

यष्ट्ू (पुं०) [ यज्‌--तच्‌ ] पूजा करने वाला, यजमान । 

यस्‌ (मवा० दिवा० पर० यसति, यस्यति, यस्त) प्रयास 
करना, कोशिश करन।, परिश्रम करना । प्रेर ०-- (यास- 
यति-ते कष्ट देना, आ--. प्रयास करना, कोशिश 
करना, चेष्टा करना--मुद्रा० ३॥।१४ 2. थका देना, 
थक जाना--नायस्यसि तपस्यन्ती--भट्टि० ६।६९, 
१५।५४, (प्रेर०) --कष्ट देना, सताना, पीड़ा देना 
प्र--., प्रयास करना, कोशिश करना । ह 


या (अदा० पर० याति, यात) . जाना, हिलना-जुलना, 
चलता, आगे बढ़ना,-ययौ तदीयामवलम्ब्य चाडेगूलिम 


(यियासति ) जाने की इच्छा करना, जाने को होना; 
अति ---, . पार जाना, अतिक्रमण करना, उल्लंघन 
करना 2, आगे बढ़ना,--अधि---, चले जाना, आग 
बढ़ना, बच निकलना कुतो5धियास्यसि कर निह- 
तस्तेन पत्रिभिः--भट्टि० ८।९०, अनु--, . अनुसरण 
करना, पीछे जाना (आलुं० से भी) अनुयास्यन्म्‌नि- 
तनयां--श० १॥२९, क॒ु० ४॥2₹१, भट्टि० २।७७ 
2. नकल करना, बराबर करना--स किलानुययुस्तस्य 
राजानो रक्षितुयंश:---रघु० १२७, ९।६, शि० 
१२।३२ 3. साथ चलना, अनुसम्‌--, क्रमश: चलता, 
अप---,चले जाना, बिदा होना, वापिस होना, 
अभि , पहुँचना, जाना, नजदीक होना--अभिययोौ स 
हिमाचल म॒च्छितम-- कि ० १९, रघु० ९२७ 
2. प्रयाण करना, आक्रमण करना--रघु ० ५॥३० 


“रघु० ३।२५, अन्वग्ययों मध्यमलोकपाल:--२।१६ 
2. चढ़ाई करना, आक्रमण करना-- मन॒० ७॥१८३ 
3. जाना, प्रयाण करना, कूच करना (कर्म० या संप्र० 
के साथ अथवा “प्रति! के साथ) 4. गुजर जाना, 


वापिस होना, बिदा होना 5. नष्ट होना, ओघझल 


3. संलग्न करना, आ--, !. आना, पहुँचना, मिकट 
हीना 2. पहुँचना, प्राप्त करना, भुगतना, किसी भी 
अवस्था में होना, क्षयं, तुलां, नाशम आदि, उप--, 
. पहुँचना, निकट जाना--कि० ६।१६ 2. (किसी 
विशेष अवस्था को) प्राप्त होना--मृत्युं, तनूताम, 


( ८३३ ) 


रुजम्‌ आदि, निस--, . निकलना, बाहर जाना 
-““रघु० १२।८३ 2. गुजरना, (समय) बीतना 
परि---, चारों ओर घूमना चक्कर काटना, प्रदक्षिणा 
करना, प्र -, !. चलना, जाना-नत्रस्तादभतं नगरदवत- 
वत्प्रयासि - मच्छ ० ११२७ 2. प्रयाण करना, कूच 
करना, प्रति --, वापिस जाना, लौटना--रघु० १।॥७५, 
१५११८, ८।९०, प्रत्यद--, (आदर स्वरूप) उठकर 
मिलना, अभिवादन करना, सत्कार करना--तानर्घ्या 
नष्यमादाय दूरात्प्रत्युधयां गिरि:-- कु० ६।५०, मेघ० 
२२, रघ० १।४९, विनिस--, बाहर जाना, निकल 
जाना, में से चले जाना-प्राणास्तस्था विनियय 
-सम्‌ - , . चले जाना, बिदा होना, मार्ग पार कर 
लेना--घधग० १५।८ 2. जाना, प्रविष्ट होना--तथा 
शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
ु >>भेग ० २।२२ 3. पहुँचना । 

यागः [यज्‌--घजञा, कुत्वम] . उपहार, यज्ञ, आहुति 
2. कोई भी अनुष्ठान जिसमें आहुतियाँ दी जाय॑ 
हा 2! ० ८|।३०। 


याच्‌ (म्वा० आ० याचते-विरल प्रयोग-याचति याचित ) 
मांगना, याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना 
करना, अनरोध करना, अननय-विनय करना (द्विकम० 
के साथ )--बलि याचते वसुधाम्‌--सिद्धा ०, पितरं 

णिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मन:---रघु ० 

८।१२, भट्ठटि० १४॥१०५ (उपसर्ग रूगनं पर इस 
धातु के अर्थों में कोई महान्‌ परिवर्तन नहीं होता) 

याचकः (स्त्री ०-की) [याच्‌ + ण्वल | भिक्षक, भिखारी, आवे 
दक-तृणादपि लघ॒स्तृलस्तुलादपि च याचकः-सुभा० । 

याचनम्‌,--ना [याच्‌--ल्‍ल्यट्‌, स्त्रियां टाप च) . मांगना 
याचना करना, निवेदन करना, 2. प्राथना, अनरोध 
आवेदन - याचना माननाशाय, बध्यतामभययाचना- 
छजलिः -- रघु० ११॥७८ । 

याचनकः [याचन्‌ -+ कन्‌ | भिखारी, अभियोक्‍क्ता, आवेदक । 


यात्िष्णु (वि०) [या --इष्णच | भीख मांगने पर उतारू 
याचनाशील, मांगने के स्वभाव वाला । 

याचित (भू० क० क्ृ०) [याच -|क्त| मांगा गया, निवेदन 
किया गया, याचना किया गया, अन रोध किया गया 
प्राथना की गई । 

याचितकम्‌ [याचित--कन्‌ | भिक्षा में प्राप्त वस्तु, उधार 
ली हुई कोई वस्तु । 

याच्छा [याच--नड--टाप | 4. मांगना, याचना करना 
2. भिखारीपन 3. प्रार्थना, निवेदन, अनरोध-याच्ज्या 
मोघा वरमधिगणे नाधमे लब्धकामा-मेघ ० ६ | 

याजकः [यज्‌--णिच्‌-ण्वुल) 4 यज्ञ कराने वाला, यज्ञ 
कराने वाला पुरोहित 2. राजकीय हाथी 3. भदो- 
न्मत्त हाथी । 


१०५ 


हि 


याजनम [यज्‌--णिच-+-ल्यूट] यज्ञ का संचालन या अनु- 
ध्ठान कराने की क्रिया-- मन ० ३।६५, १।८८ । 

याज्ञसेनी |यज्ञसेन-|-अण --डीप] द्रौपदी का पितृपरक 
नाम । 

याज्ञिक (वि०) (स्त्री०-की ) [यज्ञाय हितं, यज्ञ: प्रयोजन- 
मस्य वा ठक] यज्ञसंबंधी, - कः यज्ञ कराने वाला, या 
यज्ञ करने वाला, या यज्ञ कराने वाला पुरोहित । 

याज्य (वि०) [यज्‌+ण्यत्‌| . त्याग करने के योग्य 
2. यज्ञ संबंधी 3. जिसके लिये यज्ञ किया जाय 
4. शास्त्र द्वारा जो यज्ञ करने का अधिकारी माना 
है, - ज्यः यज्ञकर्ता, यज्ञसंस्थापक, -- ज्यम उपहार या 
दक्षिणा जो यज्ञ कराने के उपलक्ष्य मे प्राप्त हो । 


यात (भू० क० कृ०) [या+क्त| . गया हुआ, प्रयात, 
चला हुआ 2. गुजरा हुआ, विसर्जित, दूर गया हुआ 
(दे० या ),-- तम !. चाल, गति 2. प्रयाण 3. भूत- 
काल । सम० - याम्‌,-- यामन्‌ (वि०) . बासी 
इस्तेमाल किया हुआ, विकृत, परित्यक्त, जो निरथंक 
हो गया हू अयातयाम॑ वयः- दश० 2. कच्चा, अध- 
पका (भोजन आदि )--यातयामं गतरसं पूति पयषित 
च यत-भग० १७।२० 3. जीर्ण, थका हुआ, घिसा 
हुआ । 

यातनम्‌ [यत्‌+-णिच्‌ --ल्यट्‌] 4. प्रतिकार, बदला, प्रति 
शोध, प्रतिहिसा जसा कि 'वरयातनं' में 2. प्रतिहिसा 
वेरशोधन, ना ॥. प्रतिशज्योघ, क्षतिपूर्ति, बदला 
2. संताप संपीडन, वेदना 3. यम के द्वारा पापियों 
को दी गई यातना, नरक को यन्त्रणा (ब० व०) । 

यातुः |[या-+-तुन्‌। यात्री, बटोही 2. हवा 3. समय, पु०, 
नपुं० भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस । सम० - धान भूत- 
प्रेत, पिशाच,--भट्टि० २२१, रघु० १२॥४५ । 


यात (स्त्री०)) [यत्‌ू+कऋन्‌, वृद्धिश्च| जिठानी या 
देवरानी । 

यात्रा [या ष्ट्न्‌+टाप्‌] 4. जाना, गति, सफर, महावी० 
६।१, रघृ० १८।१६ 2. सेना का प्रयाण, चढ़ाई 
आक्रमण--मार्गशीर्ष शरभे मासि यायाद्यात्रां महीपति 
>-मन्‌० ७।१८१, पंच० ३।३७, रघृ० १७।५६ 
3. तीर्थाटन यथा तीथथंयात्रा 4. तीर्थ यात्रियों का 
समह 5. उत्सव, पवं, किसी उत्सव या संस्कार का 
अवसर--काल प्रियानाथस्य यात्राप्रसद्भुनं--मा० १, 
उत्तर ० 6. जलस, उत्सवयात्रा, प्रवत्ता खल यात्राभि- 
मर्ख मालती--मा० ६, ६।२ 7. सड़क 8. जीवन का 
सहारा, जी विका, निर्वाह, यात्रामात्र प्रसिद्धयथं--मन्‌ ० 
४३, दारीरयात्रापि च ते न प्रसिध्यंदकर्मण 


-“-भेग ० ३।८ 9. (समय का) बीतना 0. सव्यवहार 
>ययात्रा चैव हि लौकिकी--मन ० ११।१८४, लोक- 
यात्रा - वेणी० १, मनु० ९।२७ 4. रीति, उपाय, 


( ८रे४ ) 


तरकीब 2. प्रथा, प्रचलन, दस्तूर, रीति--एबोदिता 
लोकयात्रा नित्य स्त्रीपुंसययो: परा - मनु० ९२५, 
(लोकचा र:--कुल्ल० ) 43. वाहन, सवारी | 

यात्रिक (वि०) (स्त्री०-को ) [ यात्रा--ठक ] ।. यात्रा 
करता हुआ 2. किसी यात्रा या आन्दोलन से सम्बद्ध 
3. जीवन-घारण की आवश्यक सामग्री 4. प्रचलित, 
प्रथानकूल,--कः यात्री, -कस्त्‌ . प्रयाण, अभियान या 
चढ़ाई 2. खाद्य सामग्री, (यात्रा के लिए) रसद, 
सम्मरण । 

याथांतथ्यम [ यथातथ --ष्यज ] ।. वास्तविकता, सचाई 
2. न्याय्यता, औचित्य । 

यांथारथ्यंभ्‌ [यथार्थ +ष्यज्ञ_] . वास्तविक या सही प्रकृति, 
सचाई, सच्चा चरित्र--न सन्ति याथाथ्यंविद: पिना- 
किन:--कु० ५७७७, रघु० १०१२४ 2. न्याय्यता, 
उपयक्तता 3. उद्देश्य की पूति या निष्पन्नता । 

यादवः [यदोरपत्यम - अण्‌ | यदु की संतान, यदुवंशी । 


यादस (नपूं०) [यान्ति वेगेन--या--असुन्‌, दुगागमः] 
कोई भी विशालकाय जलजन्तु, समृद्री दानव--यादांसि 
जलजन्तव:---अमर०, वरुणी यादसामहम--भग० , 
१०।२९, कि० ५१२९, रघ० १॥१६। सम०_ पतिः, 
--नाथः (यादसां पतिः, यादसां नाथ: भी) . समुद्र, 
2. वरुण का नाम--रघु ० १७॥२१ । 

यादक्ष (वि०) (स्त्री०--क्षी), यादश, यादश (वि०) 
(स्त्री० शी) [यद-+दश्‌+क्त, क्विन, कछ वा, 
आत्वम्‌ | जिस प्रकार का, जिसके समान, जिस प्रकृति 
का, ज॑सा । 

पादुर्छिक (वि०) (स्त्री०--की) [यदच्छा-+-ठक्र] 
. ऐच्छिक, स्वतः स्फूर्त, स्वतंत्र 2. आकस्मिक, 
अप्रत्याशित । 


यपानम्‌ [या भावे ल्यूट] 4. जाना, हिलना-जुलना, चलना 
टहलना, सवारी करना जैसा कि गजयानम्‌, उष्ट्र” 
रथ” आदि 2. जलगयात्रा; यात्रातसमद्रयानकुशला: 

-“मनु० ८।१५७, याज्ञ ० ११४ 3. अभियान करना, 

आक्रमण करना (राजनीति के छः गणों में से एक) 

-अहितान्‌ श्रत्यभीतस्यथ रणे यानम्‌ -अमर०, मनु० 

७।१६० 4. जलस, परिजन 5. सवारी, वाहन, गाडी, 
रथयान सस्मार कौवे रम---रघु० १५।४५, १२।६९, 
कु० ६।७६, मनु० ४॥१२० । सम० पात्रम जहाज, 
नोका,--भड्गः जहाज का टूट जाना,--मुखम गाड़ी का 
अगला भाग, गाड़ी का वह भाग जहाँ जुआ बांघा 
जाता है । 

यापनम्‌,-ना [या-णिच्‌ |-ल्यूटू, पुकागमः, स्त्रियां टाप्‌ 
च)| ॥. जाने देना, हांक कर बाहर निकालना, 
निष्कासन, हटाना 2. (किसी रोग की ) चिकित्सा या 


एज 


प्रशमन 3. समय बिताना जैसा कि 'कालयापन' में 


हा 


4. विलम्ब, दीघंसूत्रता 5. सहारा, निर्वाह 6. प्रचलन, 
अम्यास । 

याप्य (वि०) [या--णिच्‌--ण्यत्‌, पुकागमः] ॥. हटाये 
जाने के योग्य, निकाले जाने के योग्य अथवा 
अस्वीकार किय जाने के योग्य 2. नीच, तिरस्करणीय, 
मामूली, अनावश्यक । सम०--यानम्‌ शिविका या 
पालकी, डोली । 

यामः [यम्‌--घज्ण _] . निरोध, घेये, नियन्त्रण 2. पहर, 
दिन का आठवाँ भाग, तीन घंटे का समय--परश्चि- 
मायामिनीयामात्रसादभिव चेतना--रघु० १७।१, 
इसी प्रकार यामवती, त्रियामा आदि । सम०--घोषः 
. मुर्गा 2. घण्टा या घड़ियाल जिससे रात के पहरों 
की टनटन होती हँ--मन्द्रष्वनित्याजितयामतृर्य:-रघु० 
६।५६, - यमः प्रत्येक घण्टे के लिए निर्दिष्ट कायें, 
-वैत्तिः (स्त्री०) पहरा देना, चौकीदारी करना । 


यासलम [यमल-|- अण्‌ | जोड़ी, मिथुन । 

यामवतो [याम--मतृप्‌, वत्वम्‌, डीप] रात--कि० ८।॥५६, 

यामिः,-मी (स्त्री०) [याति कुलात्‌ कुलान्तरम्‌--या-+- भि, 
डीप च]| . बहन (दे० जामि)-शि० १५।॥५३ 
2. रात । 

यासिकः [यामे नियक्‍्तः - याम--ठक] पहरेदार, रात को 
पहरे पर नियक्त, चौकीदार--न ० ५।११० । 

याभिका, यासिनो [यामिक-+टापू, याम+-इनि+डीप ] 
रात--सविता विधवत्ति विधरपि सवितरति दिनन्ति 


यामिन्य:, यामिनयन्ति दिनानि च सुखदः:खबशीकृते 
मनसि--काव्य ० १०। सम०-- पतिः 4. चन्द्रमा 
2. कपूर । 


यामन (वि०) (स्त्री० नी) [यमुना-+अण] यमुना से 
संबद्ध, या निकला हुआ, या यमुना से उत्पन्न, -- नम 
एक प्रकार का अंजन, सरर्मा । 

यासुनेष्टकम्‌ [यम॒ना--इष्टकम ] सीसा, टांग । " 

याम्य (वि०) [यम+ष्यञज्ज_] !. दक्षिणी-द्धारं ररंघतुर्या- 
म्यम्‌--भट्ठि ० १४॥ १५ 2. यम से संबंध रखने वाला 
या यम से मिलता जुलता । सम०-अयनम्‌ दक्षिणायन, 
मकरसंक्रांति,-- उत्तर (वि०) दक्षिण से उत्तर को 
जानें वाला । 

याम्या [याम्य--टाप ] . दक्षिणदिशा 2. रात्रि । 


 यायजकः [यज+यडः--ऊक | बार २ यज्ञ का अनुष्ठान 


करने वाला, जो लगातार यज्ञ करता रहता हे, 
इज्याशील---तं यायजूक: सह भिक्षुमुख्य:--भट्टि ० 
२९० | 

यायाकर (वि०) [पुनः पुनः याति देशान्तरं गच्छति या 
+यडः-+-वरच्‌ | परिब्रज्याशील साध, संत,-यायावरा: 
पृण्यफलेन चान्ये प्रानर्चुरवचर्या जगदचंनीयम--भट्ठि० 
२।२०, महामागस्तस्मिन्नयमजनि  यायावरः 


( ८३५ ] 


“जालरा० १॥१३ (यहाँ 'यायावर एक कुल का 
नाम है) । 


याव:,-यावकः,-कम्‌ [य-| अच्‌-+- अण्‌ -- याव -+ कन्‌ ]. जौ 


से तेयार किया हुआ आहार 2. लाख, लाल रंग, 
महावर-लभ्यते सम परिरकक्‍्ततयात्मा यावकेन वियतापि 
यवत्या:--शि० १०१९, १५१३, कि० ५।४० । 


यावत्‌ (वि०) (स्त्री०-ती) | यद-+वतुप्‌, आत्वम्‌ ] 


'तावत' का सहसंबंधी ) . जितना, जितने (“जितने 
के लिए यावत्‌ तथा “उतने के लिए तावत्‌ का प्रयोग 
होता हैं )--पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 
दीघकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते-कु० २।३३, 
ते तु यावन्‍त एवाजौ तावांदच दद॒शें स ते:--रघु० १२॥ 
४५, १७।१७ 2. जितना बड़ा, जितना विस्तृत, कितना 
बड़ा या कितना विस्तृत--यावानर्थ उदपाने स्वतः 
संप्लतोदके, तावान्सवंष्‌ वेदेष ब्राह्मणस्य विजानतः 
--भग ० २।४६, १८।५५ 3. सब, समस्त (यहाँ दोनों 
मिल कर समष्टि या साकल्य का अर्थ प्रकट करते हैं) 
"्यावद्त्तं तावद्धक्तम्‌ू-- गण ० अव्य ०, 'यावत्‌ अकेला 
प्रयकत होकर निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हैँ (क) 
जहां तक, तक, पयेनन्‍त, जब तक कि, (कमं० के 
साथ )--स्तन्यत्यागं यावत्‌ पृत्रयोरवेक्षस्व--उत्तर० ७, 
कियन्तमर्वाध॒ यावदस्मच्चरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ 
--उत्तर० १, झ्रपेंकोटरं यावतू-- पंच० १ (ख) तभी, 
ठीक उसी समय, इसी बीच में (तुरन्त किये जाने 
वाले कायें को दर्शाने वाला ),--तदुयावत्‌ गृहिणीमाहुय 
संगीतकमनुतिष्ठामि-- श० ६, यावदिमां छायामा- 


श्रित्य प्रतिपालयामि --श० ३ 2. यदि यावत्‌ और 


तावत्‌ मिलकर प्रयकत हों तो निम्नांकित अर्थ प्रकट 


होता है (क) इतनी देर कि, इतने समय तक कि, 
-यावद्ित्तोपार्जंनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्‍्त:-मोह ० 
८ (ख) ज्योही, अभी-अभी, इसी समय---एकस्य 
दुःखस्य न यावदन्तं गच्छामसि'*'** 'तावदिद्वतोय॑ं समु- 
पस्थितं मे -हि० १।२०४, मेघ० १०५, कु० ३॥७२ 
(ग) जबकि, उसी समय तक--आश्रमवासिनों 
यावदवेक्ष्याहम॒पावत तावदाद्रेपृष्ठा: क्रियन्तां वाजिन: 
“-श० १, प्रायः न के साथ भी प्रयोग जब कि 
'यावन्न' का अर्थ होता हैँ इससे पूर्व कि-यावदेते 
सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेम्य: प्रवृत्तिरवगमयितव्या 
--विक्रम ० ४ (घ) जब, जिस समय - यावदुत्याय 
निरीक्षते तावद हंसोध्बलोकित:- हि० ३। सम० 
-“ अन्तम्‌,-- अन्ताय (अव्य०) अन्त तक, आखीर 
तक,--अर्थ (वि०) आवश्यकता के अनुसार, उतने 
जितने कि अर्थ प्रकट करने के लिए आवश्यक हूं 
(शब्द )-यावदर्थपदां वाचुमेवमादाय माघव: विरराम 


क्ः 


>शि० २।१३, (अव्य० - अर्थम्‌) . उतना जितना 


भ्च 


उपयोगी हो 2. सभी अर्थों में-वयमपि च गिरामीश्महे 
यावदर्थभ्‌ू--भतृं० ३।३०  (पाठान्तर ) ,--इ्टम, 
--ईप्सितम्‌ (अव्य०) यथ्थेच्छ, इच्छा के अनुकूल, 
--इत्थम (अव्य०) आवश्यकता के अनुसार, जितना 
आवश्यक हो,--जन्म,--जीवम्‌,-- जोवेन (अव्य० ) 
जीवन भर, जीवनपयंत, आजीवन,--बलम्‌ (अव्य० ) 
अपनी शक्ति के अनुसार, जितना अधिक से अधिक 
वल हो,---भाषित. -- उक्त (वि०) उतना जितना कहा 
जा चका हें,--मात्र (वि०) . इतना बड़ा, इतना 
विस्तृत, जहाँ तक व्यापक हो--कु० २।३३ 2. नगण्य, 
तुच्छ, मामूर्ल।,-- शक्‍्यम्‌,--शवित (अव्य०) जहाँ 
तक संभव हो, अपनी शक्ति के अनुसार--इसी प्रकार 
'यावत्सत्त्वम । 


यावन (वि०) (स्त्री०--नी) | यवन--अण, य-णिच्‌ 
+ल्यूट वा | यवनों से संबंध रखने वाला, न बदे- 
दावनीं भाषां प्राण: कण्ठगतेरपि--सुभा०,--नः 
लोबान ! 

यावसः [ यवस--अण्‌ | . घास का ढेर 2. चारा, खाद्य- 
सामग्री । 

याष्टीक (वि०) (स्त्री०--कौ) | यष्टि: प्रहरणमस्य 
--ईकक ] लाठी या सोटे से सुसज्जित.--कः लाठी 
से सुसज्जित योद्धा । 

यास्कः | यस्कस्यापत्यम्‌ -- यस्क-+-अण्‌ ] निरुक्तकार का 
नाम । 

यु। (अदा० पर० यौति, यूत; प्रेर० यावयति, इच्छा० 
यियविषति या यूयूषति ) . सम्मिलित होना, मिलना 
2. मिलाना, गहमड़ू करना । 

] (जुहो० पर० युयोति) अलूग-अलय करना | 
] (क्रधा० उ भ० यनाति, यनीते ) बाँधघना, जकड़ना, 

सम्मिलित होना, मिलना । 
प्र--, थामना, अनुष्ठान करना, व्यति--, मिश्रण 
करना- -अन्योन्यं सम व्यतियुतः शब्दाव्य दाब्देस्तु 
भीषणान-भट्ठि० ८॥६ । 

युक्त (भू० क० कृ०) [ यूज्‌ू--क्त ] . सम्मिलित, मिला 
हुआ 2. जकड़ा हुआ, जूए में जोता हुआ, साज-सामान 
से संनद्ध 3. यक्‍कत किया हुआ, सुव्यवस्थित 4. सहित 
5. सुसज्जित, यक्‍त, भरा हुआ, सहित (समास में या 
करण ० के साथ ) 6. स्थिर, तुला हुआ, लीन, व्यस्त 
(अधि० के साथ) 7. कमपरायण, परिश्रमी 8. कुशल 
अनुभवी, चतुर 9. योग्य, उचित, ठीक, उपयुक्त 
(संबं० या अधि० के साथ ) 0. आदिकालीन, मौलिक 
(शब्द ),--क्तः महात्मा जो परब्रह्म परमात्मा से 
सायज्य प्राप्त कर चुका हँ,--क्तम्‌ जोड़ी, जुआ या 
युग्म । सम०--अर्थ (वि०) समझदार, विवेकी, 
सार्थंक,--कर्मन (वि०) जिसे किसी कतंव्य कर्म पर 


पक्ति 


( ८३६ ) 


लगाया गया है,--दण्ड (वि०) न्यायोचित दंड देने 
वाला--रघु ० ४।८,---सनस्‌ (वि० ) :सावघान,- रूप 
(बि०) योग्य, उचित, लायक, उपयक्त (संबं० या 
अधि० के साथ ) --जन्म यस्य पुरोवश यक्‍तरूपामदं तव 
--श० १।७, अनुकारिणि पृ्व्षां यक्तरूपमिद॑ त्वयि 
“- २। १६ । 

(स्त्री०) [ यज्‌ू-+क्तिन्‌ | !. मिलाप, संगम 
सम्मिश्रण 2. प्रयोग, इस्तेमाल, काम में लाना 3. जए 
में जोतना 4. व्यवहार, प्रचलन 5. उपाय, तरकीब 
योजना, जुगृत 6. कपटयोजना, कूटयुक्ति, दाव-पेंच 
7. औचित्य, योग्यता, सामंजस्य, संगति, उपयक्तता 
8. कौशल, कला 9. तकना, यक्ति, दलील 0. अन- 
मान, निगमन . हेतु, कारण 2. क्रमबद्धता, रचना 
--यत्र खल्वियं वाचोयक्तिः: मा० १ 3. (विधि में) 
संभावना, परिस्थिति की गणना या विशेषता (समय 
स्थान आदि की दृष्टि से)-य क्तिप्राध्तिक्रियाचि छूसं ब॑- 
घाभोगहेतुभिः याज्ञ २॥९२, २१२ 4. (नाटकों 
में) घटनाओं की नियमित ऋहूखला, तु० सा० द० 
२३४३ 5. (अलं० में) किसी के प्रयोजन या अभि- 
कल्प की प्रच्छन्न अथवा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
6. कुल राशि, योग 7. घातु म॑ खोट मिलाना 

सम० कथनम्‌ हेतुओं का वर्णन, -कर (वि०) 
. उपयक्त, योग्य 2. सिद्ध, - ज्ञ (वि०) तरकीब 
या उपायों में कुशल, आविष्कार कुशल, युक्त 
(वि०) !. उपयक्त, योग्य 2. विशेषज्ञ, कुशल 
3. स्थापित, सिद्ध 4. तकंयक्त । 


घुगम | यज--घञा कुत्वम्‌, गुणाभावः ] . जूआ (पुं० 


भी इस अथ में) -यगव्यायत बाहुः रघु० ३।३४ 
१०।६७, शि० ३।६८ 2. जोड़ा, दम्पती, यगल 

कुृचयोयंगेन तरसा कलिता शि० ९।७२, स्तन- 
यूग -श० १॥१९ 3. इलोकार्ध जिसमें दो चरण होते 
है, यग्म 4. सष्टि का यूग (यग चार हैं: कृत या 
सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि- प्रत्येक की अवधि 
क्रमशः १७२८०००, १२९६०००, ८६४००० और 
४३२००० वर्ष हे, चारों को मिलाकर ४३२०००० 
वर्ष का एक महायग होता है) एसा माना जाता है 
कि यगों की उत्तरोत्तर घटती हुई अवधि के अनुसार 
शारोरिक और नतिक शक्ति भी मनष्यों में बराबर 
गिरती गई हैं; संभवत: इसीलिए कृतयग की स्वणं- 
यग और कलियग को लोहयग कहते हैं )- धमंसंस्था- 
पनार्थाय संभवामि यंग यगे भग० ४।८, यगशतप- 
रिवर्तान--श० ७।३४ 5. पीढ़ी, जीवन,-- आ सप्तमा- 
टुगात्‌ - मनु० १०६४, जात्यत्कर्षों युगे शेय: पञुचमे 
सप्तमेष्पि वा याज्ञ० १।९६ (यगे--जन्मनि मिता० ) 
6. चार की संख्या की अभिव्यक्ति, बारह की 


संख्या के लिए विरलप्रयोग । सम० -- अन्तः . जए 
का किनारा 2. यग का अन्त, सृष्टि का अन्त या 
विनाश  यगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्‍्यां 
सविकासमासत शि० १॥२३, रघ० १३।६ 
3. मध्याह्न, दोपहर, - अवधि: सृष्टि का अन्त या 
विनाश - शि० १७।४०, कौरूकः जए की कीली 
- पाइवेंग (वि०) जए के पास जान वाला, जुए 
जुतन वाला बेल, -बाहु (थि०) लम्बी भजाओं 
वाला--कु० २।१८ । 


युगन्धर:,-रस्‌ | यग-+-ध--खच्‌, मम] गाड़ी की जोड़ी 


जिसके साथ जुआ कस दिया जाता हैं । 


पुगषद्‌ (अव्य०) [ यूग--पद्‌--क्विप्‌ ] एक ही समय 


सब एक साथ, सब मिलकर. उसी समय कु० ३। 
प्रायः समास म॑ श० ४॥२ । 


युगलम्‌ [ युज्‌ू--कलच, कुत्वम्‌ | जोड़ा दम्पती - बाहु 


हस्त” चरण” आदि । 


पगलकम [ यगल-|- कन्‌ |] . जोड़ी, 2. हलोकाघे, जो दो 


मिलकर पूरा इलोक या वाक्य बनाएं, दे० यग्म । 


यूग्सम (वि०) [ युजू+मक्‌, कुत्वम्‌ | सम०--युग्मासु 


पुत्रा जायन्ते स्त्रियोष्यग्मासु रात्रिष , तस्मादुग्मासु 
पुत्रार्थी संविशेदातंवे स्त्रियमू--मनु० ३।४८, याज्ञ० 
१।७९ . जोड़ी, दम्पती, दे० अयग्म 2. संगम, मिलाप 
3. (नदियों का) संगम 4. जड़वां 5. इलोकाध्ध -- जिन 
दो से मिलकर पूरा एक वाक्य बने - द्वाम्यां यग्ममिति 
प्रोक्तम 6. मिथन राशि । 


यग्य (वि०) [ यगाय हित:-यत्‌ ] 4. जोतने के योग्य 


2. जता हुआ, साज सामग्री से संनद्ध 3. खींचा गया 
जसा कि अश्वयग्यो रथ: में,-ग्यः जुता हुआ या 
खींचन वाला जानवर, विशेषत: रथ का घोड़ा--हरि- 
यग्यं रथं तस्मं--प्रजिघाय पुरन्दर:--रघु० १२।८४ । 
| (रुघा० उभ० यनक्ति, यडक्‍ते, यक्‍त) 7. संमिलित 
होना, मिलना, अनुरक्त होता, संबद्ध होना, जुड़ना 

थंमिव भारत्या सुनया योक्‍्तुमहसि--क्रु० ६७९ 
दे० कमंवा० नीचे 2. जोतना, जीन कूसकर संनद्ध 
करना, लगाना--भान्‌: सकृयक्ततुरद्भ एव--श० 
५।४, भग० ११४ 3. सुसज्जित करना, से यक्‍त 
करना जसा कि गुणयकत में 4. प्रयक्त करना, काम 
में लगाना, इस्तेमाल करना--प्रशस्ते कर्मंणि तथा 
सच्छब्द: पाथ युज्यते-- भग ० १७॥२६, मनु० ७॥२०४ 
5. नियक्त करना, स्थापित करना (अधि० के साथ ) 
6, निदेशित करना, (मन आदि का) स्थिर 
करना, जमांना 7. अपना ध्यान संकेन्द्रित करना 
“मन: संयम्य मच्चित्तो यक्त आसीत मत्पर 
ऊझभंग० ६।१४, ६ युञ्जन्तेवेः सदात्मानं--१५ 
8. रखना, स्थिर करना, जमाना (अधि० के साथ) 


( ८३२३७ ) 


9. तयार करना, सुव्यवस्थित करना, सज्जित करना, 
यक्‍त करना 0. देना, प्रदान करना, सादर समपित 
करना--आशिषं ययज, कर्मवा० (यज्यते ) . संमि- 
लित होने के योग्य--रविपीतजला तपात्यय पुनरोधेन 
हि यज्यते नदी--कु० ४।४४, रघ० ८।१७ 2. प्राप्त 
करना, स्वामी होना-इष्टेन युज्वस्व-श० ५, महावी ० 
७, रघ० २।६५ 3. योग्य या सही होना, समचित होना 
उपयक्त होना (अधि० या संबंध के साथ) या यस्य 
यज्यते भूमिका तां खल भावेन तथव सर्व वर्ग्या: पाठिता 
--मा० १, त्रेलोक्चस्यापि प्रभृत्व॑ त्वयि यज्यते-- हि ० 
१ 4, तयार होना--ततो यद्धाय यज्यस्व - भग० 
२।३८, ५० 5. तुल जाना, लीन होना, निदेशित होना 
“मनु० २।७५, १४।३५, कि० ७।१३॥ प्रेर० (योज- 
यति--तै ) 7. सम्मिलित होना, मिलना एकत्र करना 
--7रघु० ७।१४ 2. उपहार देना, समपंण करना 
प्रदान, करना--रघ्‌० १०।५६ 3. नियक्त करना 
काम पर लगाना, इस्तेमाल करना --शत्रभियोंजियेच्छ- 
त्रम-पंच ० ४॥१७ 4. मड़ना, किसी ओर निदेशित 
करना-पापान्रिवारयति योजयते हिताय-भते ० २।७२ 
5, उत्तेजित करना, प्रेरित करना, भड़काना 6. सम्पन्न 
करना, निष्पन्न करना 7. तयार करना, सुव्यवस्थित 
करना, सुसज्जित करना--इच्छा० (ययक्षति-ते) 
सम्मिलित होने की इच्छा करना, जोतने की इच्छा 


करना, देने की कामना करना, अनु--, (आ०) . पूछना 
प्रशन करना ---अन्वयूंक्त गुरुमीश्वर: क्षिते:ः रघु० 
११।६२, ५११८, शि० १०६८ 2. परीक्षण करना, 
जांच करना - मनु० ७।७९, अभि --, (आ० ) चेष्टा 
करना, काम में पिलू जाना 2: आक्रमण करना, धावा 
करना - भवन्तमभियोक्‍तुमयडक्‍्ते-दश ० 3. दोषारोपण 
करना, दोषी ठहराना मन० ८।१८३ 4. अधिकार 
जताना, मांग प्रस्तुत करता (जंसे कि किसी काननी 
अभियोग में )--विभावितंकदेशेन देयं यदभियज्यते 
विक्रम० ४। १७, याज्ञ ० २।९ 5. कहना, बोलना उद्‌-- 


उत्तजित करना, सक्रियता उद्दीप्त करना 2. कोशिश 
करना, प्रयास करना - भवन्तमभियोक्‍तृमग्युइक्ते-दश ० 
3. तयार करना, उप--, (आ० ) 4. इस्तेमाल करना 
काम में लगाना--षाडगगुण्यमुपय ञ्जीत---शि० २॥९३ 
पणबन्धमुखान्गूणानजः: षड़पायडक्त समीक्ष्यं तत्फलम 
रघु० ८२१, मालवि० ५११२ 2. चखना, स्वाद लेना 
अनुभव करना (आलं० से भी) रघु० १८।४६, भट्ठि 

९ 4. उपभोग करना, खाना--मन्‌ ० ८।४०, नि 
(आ०) . नियक्त करना प्रतिनियुक्त करना, आदेश 
देना (अधि० के साथ ) -- यनन्‍्मां विधयविषये स भवा- 
न्रियुडक्ते---मा० १९, क्लसाधदर्शी तत्र भवान्‌ काइयप 
य इमामाश्रमधर्म नियुडक्ते श० १, कु० ३।१३, रघ्‌० 


५।२९ 2. सम्मिलित होना, मिलना 3. नियत करना 
आदिष्ट करना। (प्रेर०) . सम्मिलित करना, मिलाना, 
से यक्‍त करना, प्रदान करना--कु ० ४।४२ 2. जोतना 
संनद्ध करना, 3. उकसाना, प्रेरित करना-भग० ३।१, 
प्र--, (आ०) 7. इस्तेमाल करना, काम में लाना 
-अयमपि च गिर नस्त्वत्प्रबोधप्रयक्ताम---रघ० ५।७५, 
सद्भावे साधभावे च सदित्यतत्प्रयज्यते--भग० १७॥२६ 
2. नियत करना, काम में लगाना, निदेशित करना 
आदेश देना--मा मां प्रयडक्‍्था: कुलकीतिलोपे--- भग ० 
२।५४, प्रायुडक्त राज्य वत दुृष्करे त्वाम-३।५१, कु० 
७।८५ 3. देना, प्रदान करना, अभिदान करता 
--अशिषं प्रययज न वाहिनीम--रघ० ११६, २।७० 
५।३५, १५॥८ 4. हिलना-जलना, गतिदेना-- मरुत्प- 
युकता: (बाललऊता: )--रघु ० २।१० 5. उत्तेजित करना 
प्रेरित करना, प्रेरणा देना, हांकना--कु० १।२१, भग ० 
३।३६ 0. सपन्न करना, करना-रघ्‌० ७।८६, १७।१२ 
7. रंगमंच पर प्रतिनिधित्व करना, अभिनय करना, 
नाट्य करना-- उत्तर रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयज्यते 


-“-उत्तर० १२, परिषदि प्रयुझअजानस्थ मम कु० १. 
8. इस्तेमाल करने के लिए उधार देना, (घन आदि) 
ब्याज पर देना -मनु० ८।१४६, बि--,(आ०) 
. छोड़ना, परित्याग करना-कि ० २।४९, रघृ० १३॥।६३ 
2. अलग-अलग करना-- पुरो वियक्ते मिथने क्ृपावती 

कु० ५।१२६ 3. ढीला करना, शिथिल करना 


 विनि -, . इस्तेमाल करना, व्यय करना 2. नियक्त 


करना, काम मे लगाना 3. बांटना, अनभाजन करना, 
वितरण करना--प्रत्यंकं विनियक्तात्मा कथ्थं न ज्ञास्यसि 
प्रभो--कु० २।३१ 4. वियक्त करना, अलग करना 
सम्‌--,सम्मिलित होना (कर्मंवा० में )-संयोक्ष्यसे स्वेन 
वपुमहिम्ना - रघु० ५।२५, (प्रेर०) मिलाना, सम्मि 
लित करना । 


॥(म्वा० चुरा० पर० योजति, योजयति) जोड़ना, 


मिलाना, जोतना दे० ऊपर 'यज' । 


॥(दिवा० आ० यज्यत्ते) मन को संकेन्द्रित करना 


(यूज के कमंवा० रूप के समरूप) । 


(वि०) [युज्‌--क्विन्‌] (समास के अन्त में) . जड़ा 
हुआ, मिला हुआ, जुता हुआ, खींचा जाता हुआ 
2. सम, अविषम, पुं० 4. सम्मेलक, जो जोड़ देता हैं, 
मिला देता है 2. ऋषि म्‌नि, जो अपने आपको भाव- 
समाधि में संलूग्न रखता हँ 3. जोड़ा, दंपती (इस 
अथ मे नप्‌ ० भी) । 


युड्जान: [युजू+-शानच्‌ ] . हांकनं बाला, रथवान 2. वह 


ब्राह्मण जो परमात्मा से सायज्य प्राप्त करने के लिए 
गैगा भ्यास में व्यस्त हैं । 


युत (भू० क० कृ०) [यु--क्त] . जुड़ा हुआ, सम्मिलित, 


( ८३८ ) 


मिला हुआ 2. से यकक्‍त या सहित--जैसा कि “गणगण- 
यतो कर: मे । 

यतकस [यत-+कन | 4. जोड़ी 2. मिलाप, मित्रता, मंत्री 

विवाहोपहार +. स्त्रियों की एक प्रकार की वेश- 

भूषा 5. स्त्रियों के वस्त्र की किनारी या झालर । 

यति: (स्त्री०) [यु+क्तिन] . मिलाप, संगम 2. सुस- 
ज्जित होना, 3. स्वामित्व प्राप्त करना 4. जोड 
योग 5. (ज्योति० में) संयक्ति, दो ग्रहों का स्पष्ट 
योग । 

यद्धम [यधघ-+-क्‍्त | . संग्राम, समर, लड़ाई, भिड़न्त, म॒ठ- 
भेड़, संघर्ष, द्वन्द्व वत्स केय॑ वार्ता यद्धं यद्ठमिति 
-उत्तर० ६ 2. (ज्योति० में) ग्रहों का सधषं या 
विरोध । सम०--अवसानमभ्‌ युद्ध की समाप्ति, सुलह, 
-+-आचायेः सन्यदिक्षा का ग्रु,-- उन्मत्त (वि०) 
यद्ध के लिए पागल, रणोन्मत्त,--कारिन (वि०) 
लड़ने वाला, संघर्षशील,--भः,--भूमिः (स्त्री०) 
रणक्षेत्र, - मार्गें: सनिक कटचाल या छलबल, यद्धा- 
भिनय. तिकड़मबाज़ी,--श्डुगः रणक्षेत्र, लडाई का 
अखाड़ा,--बीरः 4. योद्धा, शरबीर, मलल्‍ल 2. (अलं० 
में) सनन्‍्यविक्रम से उत्पन्न वीरता का मनोभाव, वीर- 
रस - दे० सा० द० २३४, 'यद्धवीर के नीचे -- रस७ 
--सारः घोड़ा । 


युध्‌ (दिवा० आ० युध्यते, युद्ध) लड़ना, संघर्ष करना 
विवाद करना, युद्ध करना--भग० १॥२३, भट्ठि० 
५।१० १, प्रेर ०-- (योघयति-ते ) 4. लड॒वाना 2. यद्ध 
में सामना करना या विरोध करना--रघ्‌ ० १२।५० 
--इच्छा ० (यय॒त्सते) लड़ने की इच्छा करना, नि- 
मल्लयुद्ध करना, विरोध करना, प्रति-, युद्ध में 
सामना करना, विरोध करना । 

युध्‌ (स्त्री०) [यध्‌--क्विप्‌ | संग्राम, जंग, लड़ाई, मठभेड़ 
“-+निधातशिष्यन्‌ू यूघधि यातुधानानू--भट्टि ० २।२१ 
सदसि वाक पटता यधि विक्रम: --भतं ० २॥६३ । 

यधानः [यघ--आनच्‌, स च कित्‌] योढा, क्षत्रिय जाति का 
पुरुष । 

यप (दिवा० पर० यप्यति) 4. मिटा देना, विलप्त करना 
2. कृष्ट देना । 

युयुः [या यड-+-ड॒ ] घोड़ा । 

युयुत्सा [यध्‌-+-सन्‌ --अडइ्‌--टाप्‌ | लड़ने की इच्छा, विरोधी 
इरादा । 

(वि०) [यध्‌-+सन-+-उ] लड़ने की इच्छा वाला 

युवति;,--ती (स्त्री०) [यवन्‌--ति, डीप वा] तरुणी 
स्‍त्री, तछहणी मादा (चाहे मनष्य की हो या किसी पश 
की हो) -सुरयवतिसंभव॑ किल मनेरपत्यम--श० 
२।८, इसी प्रकार “इभयवति 


+>थवीयस्‌ या कनीयस, उ० अ०-यविष्ठ या 
कनिष्ठ) [यौतीति युवा, य-+कनिन्‌ | 4. तरुण, 
जवान, वयस्क, परिपक्वावस्था' को प्राप्त 2. हृष्ट-पुष्ट 
स्वस्थ 3. श्रेष्ठःउत्तमा-पुंण (कतं० यवा, यवानौ 
युवान:, कमं ० ब० व० यून:, करण० ब० व० युव्भि 
आदि ) 4. जवान आदमी, तरुण,-सा यूनित स्मिन्नभि- 
लाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्‍तुम्‌---रघ्‌० ६।८१ 
2. छोटी सन्‍तान (बड़ी सन्‍तान जीवित रहते हुए ) 
-'जीवति तु वंश्ये युवा--पा० ४।१।११३ (दे० इस पर 
सिद्धा ० ) । सम०--खलरूति (वि०) (स्त्री ०-तिः,-तो ) 
जवानी में ही गंजा,--जरत (स्त्री०-ती) जवानी में 
ही बूढ़ा दिखाई देन वाला, समय से पूव बूढ़ा हो जाने 
वाला, -- राजू (पुं०)--राजः प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी 
राज्याधिकारी राजकुमार, राजा का उत्तराधिकारी 
पुत्र,-- (असौ ) नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ू--रधु० 
२।२५ । 

युष्मरद्‌ [यूष्‌ू+मदिक्‌] मध्यमपुरुष के पृरुषबाचक 
सवंनाम का प्रातिपदिक रूप (कतं० त्वम, यवाम्‌ 
यूयम्‌ ) तू, तुम (कई समासों के आरभ में प्रयक्‍त) । 


यष्मादश, --श (वि०) [यष्मद-+दश -- क्विनू, आत्वम | 
तुम्हारी तरह । 

यकः,--का [यू-+कन्‌, दीध:, स्त्रियां टाप | जू,-- मनु० 
१।४५५। 

यतिः (स्त्री०) [य-+-क्तिन्‌ू, ति० दीघं:] मिश्रण, मिलाप 

संगम, संबंध, - करोमि वो बहियतीन पिधघष्वं पाणिमिदेश 
--भट्टि० ७।६९। । 

यथम [य--थक, प॒षो० दीघें:] रेवड़, लहंडा, भीड़, टोली 
झुण्ड (ज॑ंसे वन्य पशुओं का )--स्त्री रत्नेष्‌ ममोवशी 
प्रियतमा यूथ तवेयं दशा--विक्रम० ४॥२५, श० 
५॥५ । सम०--नाथ:,--प:, - पतिः 4. किसी 
टोली या दल का नेता 2. किसी रेवड या भीड़ 
(प्राय: हाथियों की) का मुखिया, विशालकाय हाथी 
--गजयथप यथिकाशबलकेशी--विक्रम ० ४।२४ । 


यथिका, यूथी [यूथ पुष्पवन्दमस्ति अस्या:--यथ+--ठन 
+ठटाप, यथ--अच्‌ +-छडीष ] एक प्रकार की चमेली 
जही, बला या इसका फरू-यथिकाशबलकेशी 
->विक्रम० ४॥२४, मेघ० २६ । 

यप: [य-+पक, पृषो० दीघे:| . यज्ञ की स्थणा (यह प्राय 
बाँस या खदिर वक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है) 
जिसके साथ बलि दिया जाने वाला पश्ञ, मेघ के समय 
बाँध दिया जाता हैं - अपेक्ष्वतें साधजनेन वदिकी 
इमशान-शूलस्य न यृपसत्क्रिय-कु० ५७२ 
2. विजय-स्मारक, विजयोपहार । 


यूष:,--षम, यूषन्‌ (पुं०, नप्तृं०) [यूष्‌्--क, कतनिन वा| 
यवन्‌ (वि०) (स्त्री -यवतिः, तोी, यनो--म० अ० 


रसा, झोल, शोरबा, मटर का रसा (“यषन्‌' शब्द के 


( ८३९ ) 


पहले पाँच वचनों में कोई रूप नहीं होते, कमं० द्वि० 
व० के पर्चात 'यष' के स्थान में विकल्प से यषन हो 
जाता ह ) 


पेन (अव्य०) ['यद शब्द का करण० का एक वचनांत 


रूप जो क्रियाविशेंषण की भांति प्रयक्त होता हैं। 
जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए, जिस कारण से 
जिसके साधन से कि तद्‌ य॑न मनो हतंमलं स्यातां 
पश्रण्वताम -रघ० १५।६४, १४।७४ 2. जिससे 
कि -दशंय त॑ चौरसिहं यन व्यापादयामि पंच० ४ 
3. चैकि, क्‍योंकि । 


 योक्‍त्रम | यज--ष्टू्न | . डोरी, रस्सी, तस्मा, रज्ज 


हल के जए की रस्सी 3. वह रस्सी जिसके द्वारा 
किसी पशु को गाड़ी के जीड़े से बाँध दिया जाता है । 


घोगः [यूज भावादौं घञ, कुत्वम] 4. जोड़ना, मिलाना 


2. मिलाप, संगम, मिश्रण, उपरागान्ते शशिन: समप- 
गता .रोहिणी योगम--श० ७॥।२२, गणमहतां महते 
गणाय योग:--कि० १०।२५, (वां) योगस्तडित्तो 
यदयो रिवास्तु - रघू० ६।६५ 3. संपर्क स्पदासंबंध 
--तमडःकमारोप्य' शरीरयोगज़: सुखनिषिज्चन्तमिवा 
म॒तं त्वचि -रघ० ३॥२६ 4. काम में लगाना, प्रयोग 
इस्तेमाल--एतरुपाययोगसस्‍्तु शकक्‍यास्ता: परिरक्षितुम 
--मन्‌० ९।१०, रघ० १०।८६कपद्धति, रीति, क्रम 
साधन--कथायोगन बध्यते-हि० १, “बातचीत के क्रम 
में, 6. फल, परिणाम (अधिकतर समास के अन्‍्त में 
या अपा० के साथ)  रक्षायोगादयमपि तप: प्रत्यहं 
संचिनोति-श ० २।१४, कु० ७॥५५ 7. जुआ 8. वाहन, 
सवारी, गाड़ी 9. जिरहबख्तर, कवच व0. योग्यता, 
ओऔचित्य, उपयकक्‍्तता 4. व्यवसाय, कायें, व्यापार 
42. दाव-पेंच, जालसाजी, कट चाल 3. तरकीब 
योजना, उपाय व4. कोशिश उत्साह, परिश्रम, 
अध्यवसाय--मनु ० ७।४४ 5. उपचार, चिकित्सा 
6. इन्द्रजाल, अभिचार, मंत्रयोग, जादू, जादू- 
टोना 7. लब्धि, अवाप्ति, अभिग्रहण 8. घन 
दौलत, द्रव्य 49, नियम, विधि 20 पराश्रय, संबंध, 
नियमित आदेश या संयोग, एक शब्द की दूसरे शब्द 
पर निभरता 24. निवंचन, या अर्थ की दृष्टि से 
शब्द व्यत्पत्ति 22. शब्द के निर्वेचनमलक अर्थ 
(विप० रूढि) 23. गंभीर भावचिन्तता मन का 
संकेन्द्रीक रण 
'चितवत्तिनिरोध/ कहते हे,--सती सती योगविसष्ट- 
देहा--कु ० १।२ १, योगनानते तनत्यजाम---रघ्‌ ० १।८ 
24, पतंजलि द्वारा स्थापित दशेन पद्धति जो सांख्य 
दर्शन का ही दूसरा भाग समझा जाता हैं, परन्तु 
व्यवहारतः यह एक पृथक दहन हैं (योगदशन का 
मख्य सिद्धांत उन उपायों की शिक्षा देना ह जिनके 


परमात्मचिन्तन, जिसे योंगदशन' में 


द्वारा मानव आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में मिल 
जाय और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाय । इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंभीर भावचिन्तन ही 
मख्य साधन बताया गया है, इस प्रकार के योग या 
मन के संकेन्द्रीकरण के समचित अम्यास के लिए 
विस्तार के साथ नियमों का प्रतिपादन किया गया 
हैं) 25. (अंक मं) जोड़, संकलन 26. (ज्योति० में) 
संयक्ति, दो ग्रहों का योग 27. तारापंज 28. विशेष 
प्रकार का ज्योतिषीय समय-विभाग (इस प्रकार के 
बहुघा २७ योग गिनाय गय हैं) 29. किसी नक्षत्र 
पंज का मख्य तारा 30 भक्ति, परमात्मा की पवित्र 
खोज 3. भेदिया, गप्तवचर 32. द्रोही, विश्वास- 
घाती। सम०- अंगम योग की प्राप्ति के साघन 
(यह गिनती में आठ हूँ, नामों के लिए दे० यम 5.) 
--आचारः व. योग का अम्पास या पालन 2. बुद्ध 
के उस संप्रदाय का अनयायी जो केवल विज्ञान या 


प्रज्ञा के शाइक्‍त अस्तित्व को ही मानता हें,---,आचायें:, 
. जादू का शिक्षक 2. योग दर्शन का अध्यापक, 
--आऔषम्तनस जालसाजी से भरी बन्धकावस्था--मन्‌ ० 
८। १६५,--आरूढ (थि० (सूक्ष्मभावचिन्तन' में निमग्न, 
--आसनम सुक्ष्मभावचिन्तन के अनुरूप अंग-स्थिति 
--इच्डचः,--ईवाः,-- ईइवरः (. योग में निष्णात या 
सिद्ध हस्त 2. जिसने अलोकिक शक्ति सम्पादन कर 
ली हैं 3. जादूगर 4. देवता 5. शिव का विशेषण 
6. याज्ञवल्कथ का विशेषण, -- क्षेम:।. सामान को 
सुरक्षा, संपत्ति की देखभाल 2. दुघंटनाओं से 
संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए शल्क, बीमा 
3. कल्याण, कुशलक्षेम, सुरक्षा समृद्धि-तेषां 


नित्याभियक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम--भग ० ९॥२२, 
म॒र्धाया में जनन्या योगक्षेम॑ वहस्व--मालवि० ४ 
4, संपत्ति, लाभ, फायदा ([ पुं०, नपुं० द्वि० व०, 
- मौ,-में, नपुं० ए० व० - सम) (संपत्ति का) 
भिग्रहण और प्ररक्षण, उपलब्धि और सुरक्षा, पुराने 
का प्ररक्षण तथा नूतन का अभिग्रहण (जी पहले से 
अप्राप्त हो) अलम्पलाभो योग: स्यात्‌ क्षेमो लब्धस्य 
पालनम  दे० याज्ञ ७ १।१०० और उस पर मिता०, 
- चर्णम जादू का चूर्ण, जाद की शक्ति वाला चरा,- 
कल्पितमनेन योगचर्ण मिश्रितमोषघं चन्द्रगप्ताय-मद्गा ० 
२,--तारका,-- तारा नक्षत्रपूंज का मुख्य तारा,-दानम्‌ 
. योग के सिद्धांतों का संचारण 2. जालसाजी से 

कत उपहार,-- घारणा सतत भक्षित, अनवरतभजन 
-- नाथ: शिव का विशेषण,---निद्रा अधेचिन्तन और 
अधे निद्रित अवस्था, जागरण ओर निद्रा के मध्य की 
स्थिति अर्थात लघनिद्वा--योगनिद्रां गतस्य मम-पंच ० 
१, हि० ३॥७५, भतुं० ३।४१ 2. युग के अन्त में 


( ८४० ] 


विष्ण की निद्रा--रघ० १०।१४, १३।६,--पट्टम 
भावसमाधि के अवसर पर संन्यासियों द्वारा पहना 
जाने वाला वस्त्र जो पीठ से लेकर घुटनों तक शरीर 
को ढक लता हं,-- पति: विष्ण का विशेषण,- बलम्‌ 
. भक्ति की शक्ति, भावचितन की शक्ति, अलौकिक 
शक्ति 2. जादू की शक्ति,--माया . योग की जादू 
जेंसी शक्ति 2. ईश्वर की सर्जन शक्ति जिससे कि 
देवता के रूप में मतं घरा की रचना की जाती हं 
(भगवतः सजंनार्था शक्ति:) 3. दुर्गा का नाम,-रड्डः 
नारंगी, - रूढ (वि०) वह शब्द जिसके निवंचनमृलक 
अर्थ भी हैं, साथ ही उसका विशेष परंपरागत अथ 
हैं, उदा० पंकज इसका व्यत्पत्तिजन्य अर्थ हूं 
कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कोई भी पदाथ 

परन्तु प्रचलन या परंपरा के प्रयोगानसार इसका 
अर्थ कीचड़ में उत्पन्न किसी वस्तु - अर्थात्‌ कमल 


में प्रतिबद्ध हो जाता हैं, तु० आतपत्र' छतरी, ' 


-- रोचना एक प्रकार का जादू का लेप जिसके लगाने 
से मनष्य अदर्य और अभंद्य हो जाता ह - तेन च 
परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता--मच्छ ० ३,--वतिका 
जादू का लम्पया बत्ती,- बाहिन्‌ (पुं०, नपुं०) 
औषधियों को मिलाने का माध्यम--उदा० शहद 


““ नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मध -सुश्रु ०, 
--बाही . रेह, सज्जी 2. मध 3. पारा,--विक्रयः 
धोखे की बिक्री,--- विद्‌ (वि०) 
(पृं०) . शिव का विशेषण 2. योगाम्यासो 3. योग- 
सिद्धांतों का अनुयायी 4. जादूगर 5. दवाइयों के बनाने 
वाला, - विभाग: बहुधा एक स्थान पर जड़े हुओं को 
अलग-अलग करना, विशषत:ः सूत्र के शब्दों को अलग 
अलग करना, एक ही नियम के दो तीन टकड़े करना 
(महाभाष्य में पतंजलि ने इसका बहुत प्रयोग किया 
हं“-उदा० अदसो मात पा० १।१।१२), - ज्ञास्त्रम्‌ 
योगदशन,---समाधि: आत्मा का गढ़ भावचिन्तन में 
लीन होना --तमस: परमापदव्ययं पुरुष॑ योगसमाधिना 
रघु:--रघु ० ८।२४, योगविधि ८।२२, - सारः सब 
रोगीं की एक दवा, रामबाण, स्वंव्याधिहर,--सेवा 
भावचितन का अभ्यास करना । 


योगिन (वि०) [| यज्‌-घिन॒ण्‌, योग--इनि वा ] . से 
यक्‍त, या सहित 2. जादू की शक्ति से यक्‍त, पं ० 
. चिन्तनशील महात्मा, भक्त, संन्यासी--सेवाघर्म 
परमगहनो योगिनामप्यगम्यः--पंच० १।२८५, बभव 
योगी किल कातेंवीय:--रघ० ६।३८ 2. जादूगर, 
ओझा, बाजीगर 3. योगदश न के सिद्धांतों का अन॒यायी 
-नो . जादगरंनी, अभसिचारिका, ओझाइन, मायाविनी 
2. भक्तिनी 3. शिव या दुर्गा की सेविकाओं की 
टोली (यह गिनती में आठ माने जाते हूं) 


योग का जानकार 


योगेष्टम (नपं०) सीसा, रांग । 

योग्य (वि०) [योगमहेति यत्‌, यज- ण्यत्‌ वा] 4. लायक 
उचित, उपयक्‍क्त, योग्यता-प्राप्त - योग्यों 5्यं दश्यते 
नरः 2. योग्य, उपयक्त, योग्यताप्राप्त, सक्षम, अहे 
(अधि० सप्र०, संबं० के साथ तथा समास में प्रयुक्त ) 
3. उपयोगी, सेवा करने के योग्य 4. योग या भाव- 
चिन्तन के योग्य,--ग्यः यक्ति या तरकीबों का कल- 
यिता,--ग्या . अभ्यास, व्यवहा र--अपर: प्रणिधान- 
पीोग्यया मरुत: पंचशरी रगोच रान - रघ० ८।१९, इसी 
प्रकार 'मानयोग्या काव्या० २॥।२४३, घनयोग्या 
अस्त्रयोग्या आदि 2. सनिक कवायद, अभ्यास,-ग्यम 
. सवारी, गाडी, वाहन 2. चन्दन की लकड़ी 3. रोटी 

द्घ । 

पोग्यता [योग्य--तल--टाप्‌] . सामथ्य, सक्षमता,- न 
पद्धयोग्यतामस्य पद्यामि सह राक्षस:--रामा ० 
2. अनरूपता, औचित्य 3. समपयकतता 4. (न्‍्या० में) 
ज्ञान की अनरूपता या संगति, शब्दों द्वारा संकेतित 
वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की असंगति का अभाव 
--उदा० अग्निना सिचति में योग्यता नहीं हैँ, इसकी 
परिभाषा यह है : --एकपदार्थंप रपदार्थंसंसगगों योग्यता 
->-त० कौ० । 

योजनम [यज भावादो ल्यद] 4. जोड़ना, मिलाना, जोतना 
2. प्रयोग करना, स्थिर करना 3. तथारी, व्यवस्था 
4. व्याकरणसम्मत रचना, शब्दान्वध 5. आठ यानौ 
ल अथवा चार कोस की दूरी की माप--न योजन- 
शतं दूर वाह्ममानस्य तृष्णया-हि० ११४६ 
6. उत्तेजित करना, भड़काना 7. मन का संकेन्द्रीक रण, 
भाव (नन्‍योग),-- ना . संगम, मिलाप, संबंध 
2, व्याकरणसमत दराब्दान्वय । सम०>-गन्धा 
. कस्तूरी 2. व्यास की माता सत्यवती । 


योत्रम दे० योकत्रम । 

योधः [यध-अच | . योद्धा, सनिक, लड़ाक, . सहास्मदी 
परपि योधमरुूय: -महा० 2. संग्राम, लड़ाई। सम० 
--अगार:,- रम संनिकों का निवास, सन्‍्यावासः 
बारक,-- धर्म: सनिकों का कानन, सन्‍्यविधि या 
नियम, संरावः लडाक सिपाहियों की पारस्परिक 
ललकार, आह्वान । 

योक्नम [यध्‌ भावे ल्यट | संग्राम, लड़ाई, मठभेड़ । 

योधिन (१०) [यध --णिनि] योद्धा, सिपाही, लड़ाक्‌ । 

योनिः (प०,स्त्री०)) [य--नि] . गर्भाशय, बच्चेदानी 
भग, स्त्रियों की जननेन्द्रिय 2. जन्मस्थान, मलस्थान, 
उद्गम, मूल, जननात्मक कारण, निश्ने॑र, फौवारा 

सा योनि: सववराणां सा हि लोकस्य निक्रति 

उत्तर० ५।३०, कु० २।९, ४४३, उत्पन्न या उदित 
के अर्थ में प्रयोग प्राय: समास के अन्त में --भग० 


( ८४१ ]) 


५।२२ 3. खान 4. आवास, स्थान, भाजन यापात्र, २।१४९-- कम !. निजी सम्पत्ति 2. स्त्री का दहेज 
आसन, आधार 5. घर, मांद 6. कुल, गोत्र, वंश, घन (विवाह के अवसर पर कन्या को उपहार में 


पशु आदि 7. जल । सम०--गुणः जन्मस्थान या भाग एवं सः - मनु० ९१३१ । 

गर्भाशिय का गुण,--ज (वि०) गर्भाशय से जन्म लेने | यौतवम्‌ [यु-+-तु--योतु+-अण] एक प्रकार की माप । 

वाला, जरायुज,--देवता पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, -अंशः | यौध (वि०) (स्त्री० - घी) [योघ--अण | लड़ाक्‌, लड़ने- 

बच्चेदानी का अपने स्थान से हट जाना,--रज्जनम वाला ! 

रज:स्राव, --लिगम भगांकुर, चिकु,-संकरः अवेध यौन (वि०) (स्त्री०-नी) [योनित:ः योनि संबन्धात्‌ वा 

अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न वर्ण संकर जाति । आगतम्‌ - अण | . सोदर 2. ववाहिक, विवाह संबंधी 
योनी दे० योनि: । ,. “मनु० २।१०,--नम्‌ विवाह, ववाहिक सम्बन्ध 
योपनम्‌ [यप+-ल्यट | . मिटाना, विलप्त करना 2. कोई >-मन० ११।१८० । 

वस्तु जिससे मिटाया जाय 3. बिकलता, घबराहट ' कौवतम [यवतीनां समूह:--अण] तरुणियों या जवान 

4. उत्पीडन, अत्याचार, ध्वंस । स्त्रियों का सम्‌ ह-- अवधघत्य दिवो5पि यौवतैन सहा- 
योषा, योषित्‌ (स्त्री०), योषिता [यौति मिश्रीभवति-य घीतवतीमिमामहम्‌्-- नव ० २।४१ 2. तरुणी स्त्री 


जन्म, अस्तित्व का रूप--जसा कि “मनुष्ययोनि, पक्षि दिया गया धन) --मातुस्तु यौतक॑ यत्‌ स्यात्‌ कुमारी 
| 
| 


क किल्वया॥ पात्र काावूलटयमाबुडा 


न. आ..७+-मूदवतईत-ो-भोेोो, १भरनननायक ए. ७. ००० ००००० मूड. गा का... 


+स+टापू, योषति पुमांसम्‌ -यष्‌--इति, योषित का गुण (सौन्दय आदि) तरुणी स्त्री होने की अवस्था 
-+टाप्‌ | स्‍त्री, लड़को, तरुणी, जवान स्त्री-गच्छन्तीनां - अहो बिबुधयौवत॑ वहसि तन्वि पृथ्वीगता-- गीत ० 
रमणव्सति योषितां तत्र नकतं--मेघ० ३७, शि० (सुरसुन्दरी रूपम ) । 
४४२, ८।२५। यौवनम्‌ [यूतों भावः अण] . जवानी (आलं० से भी). 
योक्तिक (वि०) (स्त्री०--की) [यूक्तित आगतः - ठक। तारुण्य, तरुणाई, वयस्कता -मग्धत्वस्य च यौवनस्य 
. उपयक्त, योग्य, उचित 2. तक संगत, तक॑ या च सखे मध्य भमधश्री: स्थिता--विक्रम० २॥७, 
हेतु पर आधारित 3. तकये, अनमेय 4. प्रचलित यौवने5भ्यस्तविद्यानाम्‌ - रघ० १।८, ६॥५० दिन- 
प्रथानुकुल, - कः राजा का आमोदप्रिय साथी--तु० योवनोत्थानू--- १३३२० 2. जवान व्यक्तियों का 
तमेंसचिव' । विशेष कर तरुणियों का समूह । सम०--अन्त (वि०) 
योगः |योग--अण्‌ | योगदर्शन के सिद्धान्तों का अनयायी । जवानी म॑ समाप्त होने वाला, लंबी जवानी होना 
योगपद्यम [यूगपद्‌+- ष्यया ] समकालिकता, समसाम- कु० ६।४४,--आरभम्भः जवानी का उभार, खिलती 
यिकता । हुई जवानी,-दर्पः !. जवानी भरा अभिमान 2. जवानी 
योगिक (वि०) (स्त्री० की) [योग--ठक) व. उपयोगी में सहजसुलभ अविवेक,--लक्षणम्‌ . जवानी का चिह्न 
सेवा के योग्य, उचित 2. प्रचलित 3. व्यत्पन्न 2. आकषं ण, लावण्य 3. स्त्रियों के कुच । 


निवंचनमूलक, शब्दव्युत्पत्ति के अनुरूप (विप० रूढ़ पौवनकम्‌ [यौवन -|-कन्‌ | जवानी ! 
या परम्परागत) 4. उपचार परक 5. योग संबंधी पोवनाइवः [युवनाश्व--अण्‌ ] यवनाइश्व का पुत्र मान्धाता । 


योग से व्यत्पन्न । योवराज्यम [यवराज-ष्यञझा ] यवराज का पद या 
योतक (वि०) (स्त्री०--की) [यते विवाहकाले अधिगतं अधिकार, यौवराज्येडभिषिक्तः. (यूवराज पद का 
व॒ुण्‌ | किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति जिस पर उसका मुकुट घारण किय हुए) 
एकान्तत: अपना ही अधिकार हो, ऐसी सम्पत्ति जिस | यौष्माक (वि०) (स्त्री०--की), यौष्माकीण (वि०) 
पर यथार्थतद: उसका ही एकमात्र ू अधिकार हो [युष्मद्‌-- अण्‌, खज्य वा, यृष्माक आदेश:] तुम्हारा, 
'विभागभावना ज्ञेया गहक्षेत्रत्च यौतक:'--याज्ञ ० आपका । 


र्‌ 
रः [रा+ड] . अग्नि 2, गर्मी 3. प्रेम, इच्छा 4. चाल, १४॥१८, प्रेर०-- (रंहयति-- ते--कुछ के अनुसार 
गति । द चुरा० उभ०) . जल्दी से चलाना, प्रेरणा देना 
रंह्‌ (म्वा० पर० रंहति) हिलना--जलना, वेग 2. बहाना 3. जाना बोलना 
से चलना रंहतिः (स्त्री०) [रह -छितप्‌] चाल, वेग । 


१०६ 


६ “८४२ ) 


रहस (पुं०) [रह -+असुन, हुक च] 4. चाल, वेग 
रघु० २।३४ शि० १२॥७, कि० २।४० 2. आत्रता, 
प्रचण्डता, उत्कटता, उग्रता। 

रक्‍त (भू० क० क०) [स्ञ्ज्‌ करणें क्‍्तः] . रंगीन, रंगा 
हुआ, हलके रंग वाला, रंग लिप्त--आभाति बालात- 
प्रक्‍्तंसान:--रघ्‌० ६।६० 2. लाल, गहरा लाल रंग 
लेहित्ततन, सांघ्यं तेज: प्रतिनवजवापुष्परक्तं दघान 
मेघ० ३६, इसीप्रकार रक्‍्ताशोक, रकतांशक आदि 
3. मग्ध, सानराग, अनुरक्‍्त, प्रमासक्त--अयमन्द्री- 
हा पदय रक्‍्तइ्चम्बति चन्द्रमा:--चन्द्रा० ५।५८ 
यहां यह द्वितीयाथ भी रखता हैं) 4. प्रिय, वल्लभ 
5. सुहावना; आकर्षक, मघुर, सुखद - श्रोत्रेष संमूछेति 
रकतमासां गीतानगं वारिमृदद्भवाद्यम-रघ्‌० १६।६४ 
6:खलका शौकीन, खिलाड़ी, क्रीडाप्रिय,--क्तः 
लाल रग 2. कुसुम्म,--क्षा 4. लाख <. गुजा का 
पौधा,--क्तम . रुघिर 2. तांबा 3. जाफरान 4 


सिन्द्र । सम०--अक्ष (वि०) . लाल आँखों वाला 
2. डरावना (>क्षः) !. भंसा 2. कबृतर,--अंक 


मूंगा,---अंग: . खटमल 2:मझ्ुलग्रह सूुयभण्डल 


या चन्द्रमण्डल,---अधिमंथः आंखों की सूजन - अंबरभ्‌ 
लाल वस्त्र (--र₹:) गरुआ वस्त्रधारी परिव्राजक, 
--अबुदः रसोली,---अशोकः लाल फूलों वाला अशोक 
वृक्ष--मालवि० ३।५,--अआघारः चमड़ी, खाल, 
--आभ (वि०) लाल दिखाई देने वाला,--आश्यः 
एक प्रकार का आशय जिसमें रुघिर रहता ह तथा 
जिससे मिकलता रहता हू (हृदय, तिल्‍ली और जिगर 
आदि ) ,--उत्फ्लम्‌ लालूकमल,-- उपलम्‌ गेरु, लाल 
मिट्री,--कणष्ठ, - कण्ठिनू (वि०) मध्‌रकण्ठवाला 
(पूं०)) कोयल -- कंद:,---कंदल: मंगा,-- कमलमभ्‌ 
लाल कमल - चन्दनभम व. लाल चन्दन, जाफरान, 
केसर,--चणम्‌ सिन्दूर,--छदि: (स्त्री०) रुधिर की 
के करना,-- जिल्नः सिह,--त॒ण्डः तोता,--दज्ल (पुं०) 
कब्तर,--धातुः . गेरु या हरतारल 2. तांबा-प 
पिशाच, भूत-प्रेत.---+ल्‍लव: अशोकवक्ष,-- पा जोंक 
--पातः नरहत्या,--पाद (वि०) लाल परों वाला, 
(-दः) “. लालपरों का पक्षी, तोता 2. यूद्धरथ 3 
हाथी,--पायिन (पूं०) खटमल,-- जोंक, 
-पिण्डस . लाल रंग की फन्‍सी 2. नाक और 
मंह से रक्‍तस्राव होना,--प्रमेहः मूत्र के साथ रक्त 
का मिकलना, --भवम्‌ मांस, -मोक्ष:,-- सोक्षणम 
रुघिर निकलना,--बटी,--बरटो चेचक,--बगें: ! 
लाख 2. अनार का पेड़ 3. कुसुम्म,- वर्ण (वि०) 
लाल रंग का (ण:) . लाल रंग 2. बीरबहटी 
नामक कीड़ा (-जगंम) सोना, - वसन,- वासस्‌ 
(वि०) लाल रंग की वह भूषा घारण किये हुए, 


सारस,---शासनम्‌ सिन्दूर,--ज्ञीषक: एक प्रकार का 
सारस, - सन्ध्यकम्‌ लाल कमल,-सारम लाल चन्दन । 
रक्‍तक (वि०) [रक्‍्त--कन्‌] . लाल, 2. सानराग, 
अनु रक्त, स्नेंहशील 3. सुहावना, विनोदप्रिय 4. रक्‍्त- 
रंघब्जित--क: . लाल रंग की वेशभूषा 2. सानराग 
व्यक्ति, श्वड्भार-प्रिय पुरुष 3. खिलाड़ी । 
रक्तिः (स्त्री०) [रज्ज्‌--क्तिन] 4. सहावनापन, प्रियता, 
आकषण, लावण्य 2. आसक्ति, स्नेह, निष्ठा, भक्ति । 
रक्तिका [रक्ति -कन्‌-| ठाप्‌] गुंजा का पौधा या इसका 
बीज जो तोलने (एक रत्ती) के काम आता हैं । 
रक्षतिमन (पुं०) रक्‍्त--इमनिच्‌ ] ललाई । 


रक्ष (म्वा० पर० रक्षति, रक्षित) . रक्षा करना, 
चोौकीदारी करना, देखभाल करता, पहरा देना, 
(पश्‌ आदि) पालना, राज्य करना, (पृथ्वी पर) 
शासन करना--भवानिमां प्रतिक्ृति रक्षतु--श० ६, 
ज्ञास्यस कियदभजी में रक्षति मौर्वीकिणांक इति 
>-श० १।१३ 2. सुरक्षित रखना, (भेद) न खोलना 
--हस्यं रक्षति 3. सन्धारण करना, बचाना, बचा 
कर रखना (बहुधा अपा० के साथ) अलब्धं चेव 
लिप्सेत लब्घं रक्षेदवक्षयात्‌---हि० २।८, आपदथ 
धन रक्षेत्‌--हि० १|४१, रघ० २|५०, २१॥।७७ 
4. टालमटल करना*म॒द्रा० १।२, (अभि, परि, 
सम्‌ आदि उपसग्े जोड़ने पर इस धातु के अर्थों 
कोई विशेष परिवतंन नहीं होता) 


(वि०) (स्त्री--क्षिका) [ रक्ष्‌+ण्वुल ] चोकसी 
रखने वाला, रक्षा करने वाला--कः रखवाला, अभि- 
भावक, चोकीदार, पहरेदार । 

रक्षणम्‌ | रक्ष--ल्यट | रक्षा करना, बचाव, संधारण 
चौकसी, देखभाल आदि (“रक्षणम' भी )-- णो रास 
लगाम । 

रक्षस (नपुं०) [ रक्ष्यतेहवि रस्मात्‌, रक्ष--अयुन ] भूत-प्रेत 
पिशाच, भूतना, बैताल--चतु्दंश सहस्नाणि रक्षसां 
भीमकमणाम्‌, त्रयश्च दृूषणखरत्रिमर्घानो रणे हता:-- 
उत्तर० २।१५। सम०- ईश्व:,-- नाथ: रावण का 
विशेषण - जननो रात्रि,--सभम राक्षसों की सभा 

रक्षा [रक्ष--भावे अ+-ठाप्‌ ] 4. वचाव, संधारण, चौकसी 
मयि सृध्टिहि लोकानां रक्षा यष्मा स्ववस्थिता--कु० 
२।२८,शि० १८।३१,श० १।१४,रघृ० २।४, मेघ० ४३ 
2. देखभाल, सुरक्षा 3. चौकसी, पहरा 4. ताबीज या 
गण्डा, परिरक्षी, जसे कि नीचे “रक्षाकरण्ड में 5. अभि- 
भावक देवता 6. भस्म, राख 7. रक्षाबन्धन, पहुँची 

(विशेषकर श्रावण पूर्णिमा के दिन कलाई में बांघी 
जाने वालो रेशम या सत की डोरी ) ताबीज या गण्ड 

के रूप में ( इस अथ में 'रक्षी शब्द भी प्रयुक्त है) 
सम ०---अधिक्वतः जिसे प्ररक्षण या अधीक्षण काय 


६ 


सुपुर्दे किया गया है, अधीक्षक या शासक अथवा राज्य- 
पाल 2. दण्डनायक, मजिस्ट्रेट 3. मुख्य आरक्षाधिकारी 


 अपेक्षकः 4. कुली, द्वारपाल 2. अन्त:पुर का पहरेदार 


3. गांडू, छोंडा 4. नाटक का पात्र अभिनेता,-करण्डः 
-करण्डकम्‌ तबीज की डिबिया, गण्ड, जादू की 
डिबिया--अहो रक्षाकरण्डकमस्य मणिवन्धे न दुश्यते 
“ूश० ७,-गहम्‌ प्रसूति का गृह,--रक्षागृहगता दीपा: 
प्रत्यादिष्धा इवाभवन--रघु० १०।५९,--पात्र: एक 
प्रकार का भोजपत्र,--पाल:,--पुरुष: पहरेदा र, चौकी- 
दार, प्रारक्षी,-प्रदीपः वह दीपक जो भृत प्रेत से बचाव 
के लिए जलता हुआ रखा जाता हे,--भूषणम्‌,--सणि, 
--रत्नम्‌ एक प्रकार का आभूषण जो ताबीज की 
भांति भूत प्रेतादि की बाधा से बचाव के लिए पहना 
जाता ह । 


रक्षित्‌ु, रक्षिन (वि०) [ रक्ष-+-तच्‌, णिनि वा ] बचाने 


वाला, चौकसी करने वाला, राज्य करने वाला-- नै ० 
१।१ (पुं०) . रक्षा करने वाला, संरक्षक, बचाने वाला 
2. चोकीदार, सन्‍्तरी, प्रारक्षी---अये पदशब्द इव मा 
नाम रक्षिण:--मच्छ ० ३ । 


: [ लंघति ज्ञानसीमानं प्राप्नंति--लंघ--कु, न लोप:, 


लस्य रः | एक प्रसिद्ध सूयंवंशी राजा, दिलीप का पुत्र 
और अज का पिता (ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 
नाम रधु ( रघ्‌ या रन्ध्‌ --जाना ) इस कारण पड़ा हो 
क्योंकि इसके पिता ने यह पहले ही जान लिया कि यह 
लड़का विद्या के ही पार नहीं जायगा अपि युद्ध में 
अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देगा-तु ० रघु० ३॥२१ 
अपने नाम की सार्थकता के अनुसार उसने दिग्विजय 
आरम्भ किया, समस्त ज्ञात भूमण्डल का चक्‍कर लगाया 
और कीति तथा विजयोपहार के साथ वापिस आया । 
आ कर उसने विश्वजित्‌ यज्ञ का आयोजन किया और 
दक्षिणा में ब्राह्मणों को स्वंस्व दे डाला, तथा अज को 
अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया) । सम० 
सन्‍्दनः,--नथः-पति:-अ्रेष्ठ:-सिंह: राम के विशेषण । 


रडूः (वि०) [रमते तुष्यति --रम्‌-- क] . अघम, दरिद्र 


भेंगता, अभागा, दयनीय 2. मन्‍्थर,-कः भिखारी. मन्द- 
भाग्य. भूखा, क्षुधातं, भुखमरा--प्रेतर डूः:--मा ५।१६, 
ब॒भुक्षित या भुखमरी आत्मा'- पञ्च० १।२५४। 


रइकुः [| रम्‌+कु | हरिण, कुरज्भ, कृष्णसार मृग -ने० 


२।८३ । 


रड्ः [ रन्‍्ज्‌ भावे घञ् ] १. रड्भ, वर्ण, रड्भने का मसाला 


रज़्लेप या रोगन 2. रज्भमंच, नाट्यशाला, नाटचयगृह 
अखाड़ा, सार्वजनिक आमोदस्थली--जैसा कि रख़- 
विध्नोपशान्तये -सा० द० २८१ 3. सभा-भवन, 
श्रोतृव्गं---अहो रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखितः इव सवंतो 
रज़ः--श० १, रज़ुस्य, दर्शयित्वा निव्तते नतंकी 


८४३ ) 


थैथा नृत्यात्‌, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाइय विनिवर्तते 
प्रकृति:-शवं० 5. रणक्षेत्र 6. नाचना, गाना, 
अभिनय 7. आमोद, मनोविनोद 8. सुहागा 9. स्वर का 
अनुनासिक उच्चारण-- सरंग्रम्‌ कम्पयेत्कंपम रथीवेति 
निदर्शनम्‌--शिक्षा० ३०, इसी प्रकार २६, २७,२८, 
“ गः- गम रांग, टिन। सम०--अद्भूणम्‌ अखाड़ा, 
नाचध र,---अवतरणम्‌ . रड्भमंच पर प्रवेश 2. अभि- 
नेता या नाटअपात्र का व्यवसाय,-अवतारकः-अवतारिन 
(पुं० अभिनेता, नाटक का पात्र,--आजीब: . अभिनेता 
2. चित्रकार, इसी प्रकार,-- उपजीवबिन (पं० ),-कारः 
- जोवकः चित्रकार, रंगवेपक,--चुरः . अभिनेता, 
नाटक का पात्र 2, वाग्मी,-- जम सिन्दूर,--देवता 
क्रीोड़ा तथा सावंजनिक आमोद-प्रमोद की अधिष्ठातन्री 
देवता,--द्वारम्‌ . रद्भशाला का द्वार 2. किसी नाटक 
का मंगलाचरण या प्रस्तावना,-भूतिः (स्त्री०) आश्विन 
मास को पूणिमा की रात,-भूमि: (स्त्री०) (. रज्जमंच, 
नाटयशाला 2. अखाड़ा, रणक्षेत्र,-- मंडपः रद्धशाला, 
-मात्‌ (स्त्री०) . लाख, लालरज्भ, महाबैर, इसे 
पैदा करने वाला कीड़ा 2. कुटनी, दृती,--बस्तु (नपुं०) 
रज्ज लेप,-- वाटः अखाड़ा, बाड़ा जहाँ नाटक नाच आदि 
होते हों,--शाला नाचघर, नाटचगह, नाटकघर । 


रन्ध्‌ (म्वा० उभ० रन्धति-ते) . जाना 2. शीघ्र जाना, 


रच्‌ 


जल्दी करना-द्वारम्‌ ररसन्घतुर्याम्यम्‌-भद्ठि ० १४॥१५ | 
( चुरा० उभ० रचयति-ते ,रचित ) . व्यवस्थित 
करना, सज्जित करना, तंयार करना, बना लेना, रचना 
करना-पुष्पाणां प्रकर: स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्या- 
दिभि:-अमरु ४०,रचयति शयनं सचकितनयनम्‌-गीत ० 
५ 2. बनाना, रूप देना, कार्यान्वित करना, रचना करना 
पैदा करना-मायाविकल्परचिते: स्यंदने:-रघ्‌० १३।७५, 
माधुर्य मधुबिंदुना रचयितु क्षारांब॒धेरीहते--भतुं० 
२।६, मौलो वा रचयांजलिम--वेणी० ३।४० 
3. लिखना, रचना करना, (किसी क्ृति आदि को) 
एकत्र करना-अश्वधार्टी जगन्नाथो विश्वहृद्यामरीरचत्‌- 
अश्व० २६, श० ३।१५ 4. रखना, स्थिर करना, 
जमाना-रचयति चिकुरे कुरबककुसुमम-गीत० ७, कु० 
४१८, ३२४, श० ६।१७ 5. अलंकृत करना, सजाना 
मेघ० ६६ 6. (मन को) लगाना,--आ--,व्यवस्थित 
करना, बि---, 4. व्यवस्थित करना 2. रचना करना 
3. कार्यान्वित करना, पेंदा करना, बनाना--मेघ ० ९५, 
भामि० १३० । 


रचनम्‌--ना | रच+यच्‌, स्त्रियां टाप [ . व्यवस्था, 


तेयारी, विन्यास--अभिषेक", सगीत” आदि 2. बनाना 
सर्जन करना, उत्पन्न करना--अन्यव कापि रचना 
वचनावलीनां--भामि० १६९, इसी प्रकार--श्रुकुटि 
रचना--मेघ० ९५ 3. सम्पन्नता, पूर्ति, निष्पत्ति, 


गायक... 


(८४४ ) 


कार्यान्वयतल--कुर मस वचन सत्वररवनम्‌--गीत ०» 
५, रघ० १०७७ 4. साहित्यिक रचना या सजन, 
.. निर्माण, संरचना--संक्षिप्ता वस्तु रचना--साॉ० द० 
- ४२२ 5. बार संवारता 6. सन्यव्यहन 7. सन को 
सष्टि, कृत्रिम उद्धावना । 
रजः दे० रजस । 
रजकः [ रज्ज्‌-ण्वूल्, नलोपः: ] घोबी । 
रजका,--की | रजक--टापू्‌, डीष वा ] घोवन । 
रजत (वि०) [ रनन्‍्ज्‌--अतच्‌, नछोपः ]. चांदी के रंग 
का, चाँदी का बना हुआ 2. उज्ज्वल--तम्‌ . चाँदी 
-“शुक्तो रजतमिदमिति' ज्ञान अमः - कि० ५।४१, 
नं० २२।५२ 2, स्वर्ण 3, मोतियों का आभषण या 
माला 4. रुधिर 5, हाथी दाँत 6. नक्षत्रप॑ंज, तारा- 
समूह । 
रजनि:,-नो (स्त्री० ) [६ रज्यतेष्त्र, रब्ज--कनि वा डीप |] 
रात--हरिरभिसानी रजनिरिदानीमियमप्ि याति विरा- 
मम्‌--गीत० ५। सम० - करः चन्द्रमा - चरः रात 
को घमने वाला, पिशाच, बेंताल,---जलूस ओस, धन्ध, 
--पर्ति--रगण: चन्द्रमा,--मखस्‌ सन्घ्या, सायं- 
काल । 
रजनिमन्य (वि०) (वह दिन) जो रात जेंसा बीते या 
रात जसा दिखाई दे --भट्ठटि ० ७॥१३ । 
रजस (पुं०) [रज्ज-+-असुन्‌, नलोपः | . धूल, रेण, गर्द--- 
घन्यास्तदजरजसा मलिनीभवन्ति - श० ७१७, 
. . . आत्मोद्धवरपि रजोभिरलंघनीया: -- १।८, रघ० १। 
. ४२, धोरेर 2. फल को रेण या पराग --भयात्कृश- 
शयरजोमदु रेण रस्था: (पंथा:])--+श० ४१०, मेंघ० 
३२,६५ 3. सूय किरणों में फले हुए कण, कोई भी 
छोटा सा कण -त॒ु० मन॒० ८।१३२, याज्ञ ७ १॥३६२ 
4. जुती हुई भूमि, क्ृषियोग्य खेत 5. अन्धकार, 
अन्धेरा 6. मलिनता, आवेश, संवेग, नतिक या मसान- 
- सिक अन्धकार--अपथे पदमप॑यन्ति हि श्रतवन्तो5पिर- 
.  जोनिमीलिता: रघ० ९।७४ 7. सब प्रकार के भौतिक 
_द्वव्यों के घटक गुणों अथवा तीन गृणों में से दूसरा 
. -“( दुसरे दो गुण हूँ सत्त्त और तमस, जीवजन्तुओं 
पे बड़ी भारी क्रियाशीलता का कारण “रजस 
समझा जाता है, यह गुण मनष्यों में बहुतायत से 
पाया जाता है जसे कि देवताओं में सत्त्व तथा राक्षसों 
. में तमस पाया जाता है |, अन्तगंतमपास्तं में रजसो5पि 
पर तम:--कु० ६।६९, भ्रग० 
8. रजःज़ाव, ऋतुलाव -मनु० ४।४१, 
सम० --गुणः दे” (7) ऊपर, तमस्क (वि०) रज 
ओर तम दोनों गणों से प्रभावित, - 
“पुत्र: ।9. लोलपता, लालच 2. 'जोश का पुतला 


8... का... « ॥.-]-]-2. "नी ने" "ना ना नह "----. 2. धमाका" दान किन हि. "योनी नानरधमा नाम नव न नानी नानी नेलेले नल लेन ने लेनी नभ न न न ५-००. ध-हाानहुए ५ जनननाटनननिनादननकनरी के * * वा. * नमक पी + का... नया“: का शवग साशशया 7 ऑ2 गण जनता नतिओत।।। * “वक्ता कु०० ० कम्नननभ- 


ढ़ बह गगीगीन मा हु ह मौनी | -तीनी ७०२०० “जीना है" "० कमान 


६२७, मा० १।२० 
५६६) 


यह प्रकट करने के लिए कि यह व्यक्ति तच्छ है, : 


कह | कटने एन रपनननक, 2क४००--ह जन ुनन- न | ने. कटननकप्म्पण्भकम्प्नक्यन्णर->जन_-गनननननननन_नननवत_न__तत_न मत _ "जज न पा नआ नल्‍न न न न_______ तन _ _ व _त॒त_त॒_त_ तू तन सनक नरम बजाने लेने नेनी न चुत एन जप जु ..-ज ॥ह-2५ का. २. ५.०. ५ " ३2. "नाना" बजा -पा जा. ॥ ० ० ५... महक कि. ० जअनमनानननले+ ननननननननननननननत" नारा ू<वणू अर ना." हए-नतये की! तथा "तीस अाा-ा-आआ-आआ-बयु-०-बय-ननानेनीलेनेननननननतोननननरततनी एक ज "जन 
बी 


नगण्य है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता हें,--दरक्शे- 
तस प्रथम बार रजोधर्म का होना, सबसे पहला 
रज:स्नाव, --बन्धः रजोधर्म का बन्द हो जाना,--रस 


अन्धरा,- शुद्धि: रजोधम की विशुद्ध दशा, - हरः 
मल हटाने वाला घोबी 
रजसानुः | रज्यते5स्मिन्‌-रञ्ज-|-असानू | 4. वादल 


2. आत्मा, दिल्‍रू | 
रजस्वल (थि०) [ रजस--वलच्‌ ] . मला, घूल से भरा 
हुआ--रघु ० ११।६०, शि० १७।६१, (यहां इसका 
अथ 'रजोघम में होने वाली” भी हैं) 2. आबवेश या 
संवेग से भरा हुआ--मनु० ६।७७,--लः भेंसा,-- ला 
). रजस्वला स्त्री-- रजस्वका: परिमलिनांबरबशिय/ 
->शि० १७।६१, याज्ञ ० ३।२२९, रघ० ११६० 
2. विवाह के योग्य कत्या । 
(स्त्री०)) [| सज--उ, असुमागमः घातोस्सलोप:, 
आगमसका रस्य जरुत्वं दकार:, तस्यापि चुत्व॑ं जकार: | 
, रस्सा, डोरी, सुतली 2. कशेरुका स्तम्भ से निक- 
लने वाली स्नाय 3. स्त्रियों के सिर की चोटी । 
सम ० - दालकम्‌ एक प्रकार का जंगली मर्ग, इसी 
प्रकार रज्जुबाल:,--पेड़ा सुतली से बनी हुईं टीकरी । 


(म्वा० दिवा० उभ०-रजति-ते, रज्यति-तं, रक्त 
कर्मवा० रज्यते, इच्छा० रिरक्षन्ति) !. रंगे जाने के 
गिग्य, लाल रंग से रंगना, लाल होना, चमकना,--- को प- 
रज्यन्मखश्री:-- उत्तर ० ५॥२, नंत्रे स्‍्वय रज्यत:-५।२६, 
न० २३१२०, ७॥६०, २२।५२ 2. रंगना, हलका रंग देना 
रंगीन बनाना, रंगलेप करना 3. अनुरक्त होना, भक्त 
बनना (अधि० 'के साथ) देवानियं निषघराजरुच- 
स्त्यजंती रूपादरज्यत नलेन विदर्भसु श्रः -न०.१३।३८ 
सां० द० १११ 4. मग्घ होना, प्रमासक्त होना 
स्नेह की अनभति होता 5. प्रसन्न होना, सन्तुष्ठ होना 
खश होता --प्रेर० (रंजयति-ते ) 4. रंगना, हलरूका 
रंगना, रंगीन बनाना, लाल करना, रंगलेप करना 
सा रजयित्वा चरणों कृताशी:--कु० ७॥१९, 
६॥८१, कि० १।४०, ४।१४ 2. प्रसन्न करना, तप्त 
करना, मनाना, सन्तुष्ठ करता - ज्ञानलवदुविदम्धं 
ब्रह्मा नर न रंजयति--भर्तें ० २।३ (इस अर्थ में रज- 
पति भी दे० कि० ६।२५) स्फुरतु कुचकुभयोरुपरि 
णिमंजरी रंजयतु तव हृदयशमस्‌--गीत० १० 
3, मेल करना, जीत लेना, सन्तुष्ट रहना - मनु० 
७।१९ 4. हरिण का शिकार करना (इस अथ में केवल 
'रंजयति), अनु- 7. लाल होना, शि० ९७ 
2, स्नेहशील होना, भक्त होना, अनरकक्‍्त बनता, प्रेम 
करना, पसन्द करना (अधि० के साथ कम० के भी ] 
पंच० १।१०१, मन० ३।१७३ 3. खश होना --भग ० 
११।३६ अप-, 4. असन्तुष्ट होता, सन्‍्तोषरहित होना, 


( ८४५ ) 


5 (अपा० के साथ, , नयहीनादपरज्यते जनः->कि० 
.. २४९ .2. पीला होना, विवर्ण - होना--श्वासापरकता- , 


57 घरः-श० ६॥५, उप-, 7. ग्रहणग्रस्त होता, - - उप- 


-:-रज्यते भगवांइंचन्द्र:--मुद्रा० १ 2. हलके रंग का | 


होता, रंगीन होना--शि० २॥१० 3, कष्टग्रस्त या 
- विपद्ग्रस्त होता वि-, . रंगरहित होना, मलिन 
होना, घटिया या भहा. होना--केशा अपि विरज्यंते 


.. निसनेहा: कि न सेवका:--पंच० १।८२ (यहाँ यह |. 
_ द्वितीयार्थ भी रखता है) . असन्तुष्ट होना, .निलिप्त 


होना, तापसंद करना, घृणा करता--चिरान रक्‍तो्॑पि 
 विरज्यते जन:--मच्छ ० १॥५३, यां चिन्तयामि सतत 


.मयि सा विरक्ता-भतं ० २२, भद्ठि ० १८।२२, संसार 


से विरक्‍त होता, सांसारिक आसक्तियों का छोड़ देना । 

रंजकः [रंजयति-रंजू--णिच्‌--ण्वूल| 4. चित्रकार, रंग- 
लेपक, रंगरेज 2. उत्तजक, उद्दीपक,--कन्न्‌ . लाल 
चन्दन 2. सिन्द्र । 

र॑जनम | रज्यतेड्नेन-रज्जू करणे ल्यट| 4. रंग करता 
हलका रंगना, रंगलेप करना 2. वर्ण, रंग 3. प्रसन्न 
करना, खुश करना, सनन्‍्तुष्ट रहना, तृप्त होना प्रसन्नता 
देना--राजा प्रजारंजनलब्धवर्ण :---रघ्‌० ६।२१, तर्थव 
सो5मदन्वर्थों राजा प्रक्ृतिरंजनात---'४॥१२ 4.. लाल 

. चन्दन को छकड़ी । 
रजनी [ रंजन-+डीप | नील का पोधा । 


रद (म्वा० पर० रटठति रटित) . चिल्लाना, चीत्कार | 
.... करना, चीखना, क्रंदन करना, दहाड़ता, चिघाड़ना 
जा ५।२७, पपात _ 
..  राक्षसों भूमो रराट च भयंकरम्‌्--१४८१ 2. जोर / 


. ++धोराइचाराटिष: शिवाः--भद्ठि ० _ 


_ >से बोलना, उद्धीषणा करना 3. प्रसन्नता से चिल्लाना 

« प्रशंसा करना आ-, पुकारना, चिल्छाना--प्रियसहचर- 
_ सपस्यंत्यातुरा चक्रवाक्यारटति---श ० . ४ । 

रटनम्‌ | रट-+-ल्यट] . ऋन्‍दन की क्रिया, चिलाना, जोर 
से आवाज देना 2. प्रशंसा का चीत्कार, पसंदगी 


रण्‌ (म्वा० पर० रणति, रणित ) ध्वनि करना, टनटताना, | 


झनझुनाता, झनझनाना (पायजंब  जादि का )--रण- 
ज्िराधदनया नभस्वतः पथरिवभिन्नश्वुतिमंडल: स्वर 
शि० ११० 
वितानम्‌---गीत ० २ 


रण:,णम्‌ [रणू-अप। 4. समग्राम, समर, यद्ध। लड़ाई | 
प्रववते तत्र भीम: प्लबगरक्षसाम----रघ० | : 


रण 
१२।७२, वचोजीवितयोरासीदबहिनि:सरणे रण 
सुभा० 2. यद्धक्षेत्र---णः 4. दब्द, शोर 2. सारंगी 
बजाने का गज 3. गति, चाल । 


... संयदे शोणितं व्योम रणांगानि प्रजज्वलः--भद्ठि 
१४)९६,--अंगणमु,-नम्त्‌ युद्धक्षेत्र+-अपेत (वि०) यु 


रणरणितमणिनूपुरया परिपूरितसुरत- 


सस० >- अप्रस 
जबख की अगला भाग,--अभन्‌ पद्धशस्त्र, शस्त तलवार, / 


से भागन वाला, मगोड़ा--स वभार रणापेतां चमं प- 
.. श्चादवस्थितामू--कि० १५॥३३,--आतोथमस्‌,- तयस, 
“ बुंढुशिः संनिक ढोल, मारु बाजा,--उत्साहूंः यद्ध में 
प्रदशित विक्रम,--क्षितिः (स्त्री०),--क्षेत्रम्‌/--भ्‌ 
_(स्त्री० ),-- भूमसिः (स्त्री ० ),- स्थानम्‌ युद्धक्षेत्र,-धुरा 
यद्ध में आगे रहना, यद्ध का वार--ताते - चापद्वितीये 
वहति रणधुरां को भयस्यावकाश:---वेणी ० ३॥५, 
+ प्रिय. (वि०) युद्ध का शौकीन, लड़ाक्‌ ,-सत्तः हाथी 
.. +मुखस,--मूघन्‌ (पुं०),-- शिरस (नपुं०) -. यद्ध 
का अगला भाग, लड़ाई का मख्य वार--श० ६।३० 
७॥२६ 2. सेना का अग्रभाग,---रंकः हाथी के दाँतों के 
मध्य का फासला, - रंगः यद्धक्षेत्र,-- रण: डांस, मच्छर 
(-- णभू ) 3. प्रबल इच्छा, उत्कण्ठा 2. खोई हुई वस्तु 
के लिए खेद,--रणकः,--कंम्‌ . चिता, बेचैनी, खेद, 
(किसी प्रिय वस्तु के लिए ) कष्ट. या संताप.. (प्रेम से 
. उत्पन्न) रणरणकविवृद्धि बिश्रदावर्तमातम-मा ० ११४१, 
.  उत्तर० १ 2. प्रेम, इच्छा ( ) कामदेव,---वाद्यम 
--मारू बाजा, सनिक संगीत बाजा,- - शिक्षा सन्यविज्ञान 
' युद्धकला, या युद्ध विज्ञान,--संकुलूम घोर-यद्ध, तुम॒ल- 
“सज्जा यद्ध को सामग्री, सनिक साज-सामान 
- “5 सहायः मित्र, सहायक,---स्तंभः  विजयस्मारक, 
विजयचिह्न । जा । 
रणत्कारः| रण्‌+शत्‌)ष० त० | .: खड़खड़ाहट;  झन- 
झनाहुट या छत्तछन की आवाज जे 2 ( मक्खियों का ) 
भनभनाना ।_ 
रणितम्‌ | रण्‌--कक्‍्त | खड़खड़ाहट, टनटन, झनझनाहुट 
या छनछन को आवाज । 


| रंडः | रम्‌+ड | 4. वह पुरुष जो पुत्रहीन मरे 2. .बंजर 


. वृक्ष---डा फ्हडस्त्री, पृंदह्चली, स्त्रियों को. संबोधित 
.. करने में भिदापरक- शब्द---रंडे पंडितमानिनि--पंच० 
.. १३९२, (पाठान्तर) प्रतिकुूलामकुलजां पापां -परापा- 
- - नवतिनीम, केशेष्वाक्ृष्य तां रंडां पाख्ण्डेब नियोजय 
“अवो० २ 2. विधवा स्त्री--रंडाः पीनपयोधरा 

- कति मया नोदग़ाढ़मालिगिता:--प्रबो०- ३ । 
रत (भू० क० कृ०) [ रम्‌--क्त | . प्रसन्‍्त, खुश, तृप्त 
2 प्रसन्न या खश, स्नंहशील, मुग्ध, अनू रक्त 3. तुला 
हुआ, व्यस्त, सलूगन, (दे० रम्‌ ),--तम्र .. प्रसन्नता 
.. 2. मथुन, संभोग--रघ्‌० १९२३, २५, मेघ० ८९ 
3. उप्स्थ इन्द्रिय । सम०--अयनी वेश्या, रंडी,-अथिन 
(वि०) कामुक, कामासक्त,-उद्दहः कोयलू,-ऋदष्धिकम 
क्‍ दिन 2. आनन्द के लिए स्तात,+-कोल: कुत्ता, 
7-- कूजितस्‌ कासासकत व्यक्ति की मंथन के संमय की 
: -सीत्कार,--ज्वरः कौवा,--तालिन (पुं० ) स्वेच्छाचारी 
_ कामासक्त,--ताली कुटनी, दृती,--नारीचः . विषयी 
2, कामदेव, मदन 3. कुत्ता 4, मेंथन केःःसमय. की 


( ८४६ ) 


कामाते व्यक्ति की सी-सी ध्वनि,-- बंध: मंथन, संभोग, 
--हिडकः [. स्त्रियों को फूसलाकर उनसे बलात्कार 
करने बाला 2. विलासी । 


रतिः (स्त्री ०) [ रम्‌--क्तिन्‌_ ] . आनन्द, खशी, सन्‍्तोष, 


हष---श० २।१ 2. स्नेहशीलता, भक्ति, अनराग 
आनन्दानभति (अधि० के साथ ) पापे रति मा कृया 
--मतं० २।७७, स्वयोषिति रति:--२।६२, रघु० 
११२३ कु० ५१६५ 3. प्रेम, स्नेह, सा० द० द्वारा की 
गई परिभाषा--रतिमंनो5न क्‌ लेष्थें मतस: प्रवणायितम्‌ 
--२०७, तुँ० २०६ से भी 4. सम्भोग का आनन्द--- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेश रति 
-मुच्छ० ८।३८, इसी प्रकार “रतिसवंस्वम्‌' दे० नी० 
5. मंथन, संभोग, सहवास 6' रतिदेवी, कामदेव की 
पत्नी--साक्षात्काम॑ नवर्मिव रतिमलिती माघवं यत्‌ 
भी० १॥।१६, कु० २।॥२३, ४॥४५, रघु० ६॥२ 
7. योनि, भग । सम०--अंग्रमू, --कुहरं योनि, भग 
--गहम,-भवनम्‌,-सन्दिरस्‌ 3. क्रीडा गृह 2. चकलछा, 
रंडीखाना 3. योनि, भग,--तस्कर: फसलान वाला 
व्यभिचारी,--दृतिः--ती (स्त्री०) प्रेम का संदेश ले 
जाने वाली--कु० ४॥१६,--पतिः:, --प्रिय,---रमण 
कामदेव, -अपि नाम मनागवतीर्णोच्सि रतिरमणबाण- 
गोचरम मा० १, दधति स्फुट रतिपतेरिषव: शिततां 
यदुत्पलपलाशदश: - शि० ९।६६,- रसः संभोग का 
आनन्द,- लंपट (वि०) कामी, कामासक्त, काम॒क, 
--सर्वेस्दम रतिक्रीडा का अत्यत्तम रस, अत्यानन्द 
--करं व्याघन्वत्या7पिबसि रतिसवंस्वमधरम - श० 


१।२४। 


रत्नम्‌ [ रमतेउत्र, रम--न, तान्तादेश:] . मणि, आमृषण 


हीरा--कि रत्नमच्छा मति:-भाभि० १।८६४, न 
रत्नमन्विष्यति मग्यते हि ततु-कु० ५।४५, (रत्न 
गिनती में पांच, नो या चौदह बतलाय जाते हं--दे० 


शब्द - पंचरत्न, नवरत्न, और चतुर्देशरत्न) 2. कोई 


भी मल्यवान्‌ पदार्थ, क़रीमती खज़ाना 3. अपने प्रकार 
की अत्यत्तम वस्तु (समास के अन्त में ) - जातौ जातौ 
यदृत्कृष्ट॑ तद्र॒त्नमभिघीयते-- मल्लि०ण,  कन्यारत्न- 
मयोनिजन्म भवतामास्ते वर्य चाथिन:-मभहावीठ 
१३०, इसी प्रकार पुत्र, स्त्री', अपत्य"” आदि 
4. चुम्बक | सम०--अनुविद्ध (वि०) रत्नों से जड़ा 
हुआ, - आकारः (. रत्नों की खान 2. समुद्र--रत्नेष्‌ 
लप्तेष बहुष्वम्त्यरद्यापि र॒त्नाकर एवं सिघु:-विक्रम ० 
१॥१२, रत्नाकर वीक्ष्य--रघ्‌० १३॥१,-- आलोक 
मणि की कान्ति,--आवली,-- साला रत्नों का हार 
--कंदलः मुंंगा,-- खच्ित (वि०) रत्न या मणियों से 
जड़ा हुआं,-गर्भे: समुद्र (--रभा) प्थ्वी,-दोपः, 
--प्रदीषः . रत्नों का बना दीपक 2. रत्न जी दीपक 


का काम, दे० अचिस्तृंगानभिमसमपि प्राप्य रत्न 
प्रदीपानू--मेघ० ६८, --मुख्यस हीरा,--राज (पुं०) 
लाल, - राशि: . रत्नों का ढेर 2. समद्र--सानः मेरु 
पवत,--स्‌ (वि०) रत्नों को उत्पन्न करन वाला 
-रघु० १।६५,--सु,--सूतिः (स्त्री०) पथ्वी। 


रत्निः (पुं०, स्त्री०) [क-कत्निच, यण]| ॥. कोहनी 


2. कोहनी से मटठी तक की दूरी, एक हाथ का 
परिमाण (पुं०) बन्द मटठी (यह शब्द अरत्नि' का 
ही भश्रंश प्रतीत होता है ) 


: (रम्यतेब्नेन अन्न वा-- रम+कथन्‌ | गाड़ी, जलूसी 


गाड़ी, यान, वाहन, विशेषकर यद्धरथ 2. नायक 
( रथिन्‌ ) 3. पर, 4. अवयव, भाग, अंग 5. शरीर, तु० 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु कठ० 
6. नरकुल । सम०--अक्षः गाड़ी का धुरा-अगम 
गाडी का कोई भाग 2. विशेषकर गाड़ी के पहिये 
-रथो रथांगध्वनिना विजज्ञे - रघ० ७।४१, शू० ७१० 
3. चक्राविरशषकर विष्ण का,-चक्रधर इति रथांगमद 
सततं बिभषि भवनंष रूढय-शि० १५।२६ 4. कुम्हार 
का चाक आह्वयः, नामकः, नामन (१०) चकवा 
चक्रवाक-- रथांगनामन्‌ वियतो रथांगश्रोणिबिबया 
अय त्वां पचछति रथी मनोरथशतंवृत:--विक्रम ० 
४१८, कु० ३।२३७, रघु० ३।२४, (कविसमय के 
अनसार चकव।!। रात होने पर चकवी से वियक्त हो 
जाता हूँ, फिर सूर्योदय होने पर उनका मेल होता हैं ) 
पाणिः विष्ण का नाम,--ईज्ञः रथ पर बठ कर युद्ध 
करने वाला योद्धा,--ईबा,--शा गाड़ी का जोड़ा 
(गाड़ी में लगने वाली सबसे लम्बी दी लकड़ियाँ जिन 
पर गाड़ी का सारा ढांचा जमाया जाता हैँ ),-उद्वहः 
--उपस्थः रथ का वह स्थान जहाँ सारथि बंठता हैं, 
चालक का आसन,---कटच्या,--कड्चा रथों का समह, 
--कल्पकः राजा के रथों की व्यवस्था का अधिकारी« 
--कारः गाड़ी बनाने वाला, बढ़ई, पहिये घड़ने वाला 
रथकारः स्वकां भाया सजारां शिरसावहत--पंच ० 
४।५४,--कुटुंबिक:,-- कुटं बिन (पं० ) रथवान, सारथि 
“« कूबरः.--रम्‌ गाड़ी की शहतीरी--क्ेतुः रथ का 
झण्डा,-- क्षीभ: रथ का हचकोला--रध १।५८ 
- गर्भक: डोली, पालकी,-गुप्ति: (स्त्री०) रथ के 
चारों ओर लगा लोहे या लकड़ी का ढांचा जिससे रथ 
की किसी से टकरात् पर रक्षा हो सके,-- चरण:, 
--पादः . रथ का पहिया 2. चकवा,--चर्या रथ का 
इधर उघर घ॒ुमना, रथ का उपयोग, रथ पर सवारी 
करना-अनभ्यस्तरथचर्या:--उत्तर ० ५,-- घुर (स्त्री ० ) 
गाड़ी के जोड़े की राहतीरी,---नाभिः (स्त्री ०) रथ के 
पहिय को नाह या नाभि,-नौोडः रथ के अन्दर का 
भाग या आसन,--बंधः रथ का साज-सामान, रस्सी 


( ८४७ ) 


आदि,---महोत्सवः,--यात्रा रथ में देव प्रतिमा स्थापित 
कर जलूस निकालना (ऐसे रथ को प्रायः मनष्य स्वयं 
खींचते हैं ),-मुखम्‌ गाड़ी का अगला भाग,--यद्धम 
रथों का यद्ध वह यद्ध जिसमें योद्धा रथों पर बैठ कर 
युद्ध करते हँ,---वत्मंन्‌ (नपुं० ),--वोीथिः राजमार्ग 
मुख्य सड़क,--बाहः . रथ का घोड़ा 2. सारथि 
-“शक्ति: (स्त्री०) वह ध्वज जिस पर रथ शद्ध की 
पताका लहराती रहती ह,--शाला गाड़ीघर, गाडियाँ 
रखने का स्थान,--सप्तमी माघशकला सप्तमी का 
दिन । 

रथिक (वि०) (स्त्री०--की) [रथ--ठन्‌] 4. रथ पर 
सवारी करने वाला 2. रथ का स्वामी । 


रथिन्‌ (वि०) [रथ--इनि] 4. रथ में सवारी करने 
वाला, या रथ हांकने वाला 2. रथ को रखने वाला या 
रथ का स्वामी--(पुं ०) 4. गाड़ी का स्वामी 2. वह 
योद्धा जो रथ पर बेठ कर यद्ध करता है---रघ्‌० 
9।३७। 

रथिन, रथिर (वि०) [रथ--इन, इरच वा] दे० ऊ० 
रथिन । 

रथ्यः [रथं वहति--यत्‌] 4. रथ का घोड़ा -धावंत्यमी 
मृगजवाक्षमयंव रथ्याः--श० १।॥८ 2. रथ का एक 
भाग । 

रथ्या [रथ्य--टाप्‌ | 4. गाड़ियों के आने जाने के लिए 
सड़क, राजमागं, मख्य सड़क--भयोभय;ः सविघ- 
नगरी रथ्यया पर्यटन्तम्‌ू--मा० १।१४ 2. वह स्थान 
जहाँ कई सड़कें मिलती हों 3. गाड़ियों या रथों का 
समह--शि० १८।३ । 


(भ्वा० पर० रदति) ॥4. टुकड़े टुकड़े करना, फाड़ना, 
2. खरचना । 

: [ रद्‌-:अचु | 4. टुकड़े टकड़े करना, खरचना 2. दांत 
(हाथी का) दांत--याताइचेनन पराज्चन्ति द्विरदानां 
रदा इव--भामि० १।६५। सम०-- खण्डनम दाँत से 
काटना, --जनय रदखण्डनम्‌--गीत० _ १०,---छव्‌ 
ओष्ठ । 

रदनः [( रद--ल्यद | दाँत । सम ०-- छदः ओठ । 

रध्‌ (दिवा० पर० रधघ्यति, रद्ध, प्रेर० रन्धयति, इच्छा ० 

र्रिधिषति या रिरन्‍्सति) 4. चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुंचाना, संताप देना मार डालना, नष्ट करना--अक्षं 
रधितुमारेभे--भट्टि० ९१२९ 2. भोजन बनाना 
(खाना) पकाना या तेयार करना । 

रन्तिदेवः [रम्‌-|-तिक --रन्तिश्वासौ देवश्च-कर्म ० स० ॥ 

एक चन्द्रवंशी राजा, भरत के बाद छठी पीढ़ी में 

(यह अत्यन्त पुण्यात्मा और उदार व्यक्ति था, उसके 

पास अपार घनराशि थी जो इसने बडे २ यज्ञों के 

अनुष्ठान में व्यय की । उसके राज्य में यज्ञ में बलि 


रद्‌ 


दिये गय तथा उसकी रसोई में उपयकक्‍त किये गये 
पशुओं की इतनी बड़ी संख्या थी कि उनकी खालों से - 
रुघधिर की नदी निकली मानी जाती हैं, इसी नदी 
का बाद म॑ “चमण्वती' नाम पड़ गया--तु० मेघ० 
४५, और तदूपरि मल्लि० ) 
रन्तुः [ रम्‌--तुन | . रास्ता, मार्ग 2. नदी । 
रन्धनम्‌, रन्धि: (स्त्री०) [रघ्‌--ल्यट, इन वा, नुमागमः | 
. क्षति पहुंचाना, सन्ताप देना, नष्ट करना 
2. पकाना । 
प्रम [ रघू-- रकू, नमागम:| 4. विवर, छेद, गते, मंह 
खाई, दरार--रन्ध्रष्विवालक्ष्यनभः प्रदेशा--रघ्‌ ० 
१३।५६, १५१२, नासाग्ररन्ध्रम--मा० १।१; क्रींच- 
रन्ध्रम मेघ० ५७ 2. (क) बलहीन स्थान, वह 
जगह जहाँ आक्रमण किया जा सके--रन्ध्रोपनिपा- 
तिनोज्नर्था:-श० ६, रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामा- 
मिषतां ययो--रघ० १२।११, १५१७, ?७।३१, 
(ख) त्रुटि, दोष, कमी । सम०--अन्वेषिन्‌, - अनु- 
सारिन्‌ (वि०) दूसरों के कमजोर स्थलों को ढूंढ़ने 
वाला -- मृच्छ ० ८।५७, - बशच्चुः चू हा,--बंशः खोखला 
या पोला बांस । 


रभ्‌ ( म्वा० आ० रभते, रव्ध, प्रेर० रम्भयति-ते; इच्छा ० 


रिप्सते) आरंभ करना, आ ,प्रा--,4. आरंभ करना 
शुरू करना, काम में लग जाना, ज़िम्मेवारी ले लेना 

प्रारमभ्यते न खल विघष्तनमयन नीचे:--भत्‌ ० २।२७ 
आरभन्तेष्ल्पमेवाज्ञा: - सुभा०, भट्टि० ५॥३८, रघु० 
८।४५ 2. व्यस्त होना, सोत्साह होना--शि० २॥९१, 
परि --,कौली भरना, आलिझ्धन करना -- इत्यक्तवन्तं 
परिरम्य दोमभम्या--कि० ११।८०, भामि०१।९५, कु० 
५)३, शि० ९७२, सम--, 4. क्षब्ध होना भाव 
विभोर होना, प्रभावित होना 2. कुपित होना 
उत्तजित होना, क्रीघोन्मत्त या चिड़-चिड़ा होना (प्राय 
क्तान्त रूप प्रयकत ) --रघ० १६१६ । 


रभस्‌ (नपुं०) [ रभू+असुन्‌ | 4. प्रचण्डता, उत्साह 
2. बल, सामथ्य । 
रभस (वि०) [रभ्‌+असच | चण्ड, उग्र, भीषण, 


प्रखर 2. प्रबल, गहन, उत्कट, शक्तिशाली, तीक्ष्ण, 
तीब्र (उत्कण्ठा आदि) --रभसया नु दिगन्तदिदक्षया 
“-+कि० ५११, रघ० ९६१, मद्रा० ५।२४,--स 
. प्रचण्डता, भीषणता, उग्रता, शी घ्रता, वेग, आतुरता 
उत्कटता--आल्ीीष केलीरभसेन बाला मुहुमंमालाप- 
मपालपन्ती--भामि० २।१२,  _त्वदर्भिसरण रभसेन 
वलन्ती --गीत० ६, शि० ६।॥१३, ११२३, कि० 
२९।४७ 2. उतावलापन, साहसिकता, जल्दबाजी 
--अतिरभसक्ृतानां कमणामाविपत्तेभवति हृदयदाही 
शल्यतुल्यों विपाक:---भतू ० २।९९ 3. क्रोध, आवेश, 


( ८४८ ) 


कोप, भीषणता 4. खेद, शोक 5. हषे, आनंद, खशी-- 
मनसि रभसविभव हरिरुदयतु सुकृतेत -गीत० ५ । 
रम्‌ ( म्वा० आ० रमते, परन्तु वि, आ, परि उपसर्ग रंगने 
पर पर०, रत) ॥, प्रसन्त होना, खुश होना, हे 
मनाना, तप्त होना--रहसि रमते--मा० ३।२--मन्‌ ० 
२।२२३ 2. हषित होना,--प्रसन्‍न होना, आनन्द 
मनाना, स्नेहशील होना (करण० और अधि० के 
साथ) - लोलापाड्रयंदि न रमसे लोचनवंण्चितो5सि 
>-+मेंघ० २७, व्यजेष्ट षड़्वरगंमरंस्त नीतौ - भट्टि 
१।२ 3. खेलना, क्रीडा करना, प्रमालिड्भरन करना 
जी बहलाना,-- राज प्रिया: क रवधिण्यो रमन्ते मधर्ष: सह 
>भामि० ११२६ (यहाँ दूसरा अर्थ भी संकेतित 
) भट्टि० ६।१५, ६७ 4. संभोग करना--सा तत्पु 
त्रेण सह रमते -हि० ३ 5 रहना, ठहरना, टिकना 
प्रेर०--- (रमयति--ते) प्रसन्न करना, खश करना 
सन्तुष्ट करना--इच्छा० (रिसंसते) क्रीडा करन 
की इच्छा करना --शि० १५।८८, अभि-,हष मनाना, 
प्रसन्‍त या आनन्दित होता, अत्यनु रक्त होना--भट्टि ० 
१।/७, भग० १८।४५, आ --, (पर०) . आनन्द 
लेना, खुशी मनाना -भष्टि० ८५२, ३॥३८ 
2. ठहरना, थमना, छोड़ देना (बोलता आदि ), समाप्त 
करना--मनु ० २।७३, उप--, (पर० और आ०] 
. रुकना, अन्त करना, समाप्त करना-स ज्भतावपरराम 
च लज्जा--नि० ९४४, १३॥६९ 2. रुकना, थमना 
-भयाद्रणादुपरत॑ मंस्यन्ते त्वां महारथा:--भग० 
२।३५, भट्टि० ८५४, ५५, कि० ४॥१७ 3. चुप 
होना, शांत हीना, भग० ६।२०, 4. मरना--दे० 
उपरत, परि--, (पर०) प्रसन्न होना, खश होना 
--भट्टि”ग ८।५३, बि--,(पर०) . अन्त होना, 
समाप्त होना, अवसान होना अविदितगतयामा 
रात्रिरेव व्यरंसीतृ-उत्तर० १।२७ 2. रुकना, बन्द 
होना थमना, छोड़ देना (बोलना आदि ) -एतावदुक्‍त्वा 
विरते मृगन्द्रें-रघु० २५१, शि० २।१३, प्राय: अपा० 
के साथ, हा हन्त किमिति चित्तं विरमति नायापि 
विषय म्य:-- भामि० ४।२५, उत्तर० १।३३, सम्‌--- 
(आ०) प्रसन्न होना, हर मनाना--भट्टि० १९।३० । 


रम (वि० )[रम्‌+-अच |] सुहावना, आनन्दप्रद, संतोषजयक, 
आदि,--मः 4. हष, खशी 2. प्रेमी7पति 3. कामदेव 

रमठम्‌ [रमे: अठ: | हींग । सम० -- ध्वनिः हींग । 

रमण (वि०) (स्त्रीणी-) [रमयति-रम-+णिच्‌-ल्यट| 
सुहावना, सन्‍्तोषजनक, आननन्‍्दप्रद, मनोहर-भट्)ि 
६।७२,--णः 4. प्रेमी, पति - पप्रच्छ रामां रमणो5 
भिलाषम-रघ ० १४।२७, मेघ० ३७,८७, कु० ४॥२१, 
शि० ९॥६० 2. कामदेव 3. गधा 4. अंडकोष 
--णम्‌ . कीड़ा करना 2. प्रेमालिगन, जी बहलाना, 


केलिक्रीडा 3. रति, मंथन 4. हष, उल्लास 5. कल्हा, 
पुटठा । 

रमणा, रमणो [रमण--टाप,डोप वा] 4. सुन्दर तरुण 
स्‍त्री, - लता रस्या सेयं भ्रमरकुलरम्या न रमणी 
“>भामि० २॥९० 2. पत्नी, स्वाभिनी--भोगः को 
रमणीं बिना --सुभा० । 

रसणीय (वि०) [रम्यतेज्त्र-रम आधारे अनीय र्‌ ] सुहावना, 
आनन्दप्रद, प्रिय, मनोहर, सुन्दर--स्मितं नेतत्तकिन्तु 
प्रकृति रमणी य॑ं विकसितम्‌ - भामि० २।९० । 

रसा [रमयति--रम्‌-अच्‌ +टाप ] . पत्नी, स्वामिनी 
2. लक्ष्मी, विष्ण की पत्नी तथा धनदौलत की देवी 
3. घन । सम०--कान्‍्तः, -- नाथः, पतिः विष्णु का 
विशेषण ,--वेष्ट: तारपीन । 


रम्भा (रम्भ+-अच --टाप] . केले का पौधा---विजित- 
रम्भमरुद्यम्‌--गीत ० १०, पिबोरुरम्भात रुपीवरो रु-- 
नं० २२।४३ २।३७ 2. गौरी का नाम, नलकुबेर की 
पत्नी जो इन्द्र के स्वरगें में अत्यंत सुन्दरी मानी जाती हैं 
--तरुमरुय गन सुन्दरी किम रम्भां परिणाहिना परम, 
तरुणीमपि जिष्ण्रेव तां घनदापत्यतपःफलस्तनीम--- 
नं० २३७, सम०--ऊरू (वि०) (स्त्री ०-रु,-रू) 
केले के आन्तर भाग के समान जंघाओं वाला या 
वाली---शि० ८।१९, रघ्‌० ६॥३५ । 

रभ्य (वि०) [रम्यतेउत्र यत्‌| , सुहावना, सुखद, आनन्द- 
प्रद, रुचिकर--रम्यास्तपोवनानां क्रिया: समवलोक्य 
--श० १॥१३ 2. सुन्दर प्रिय, मनोहर--स रसिजमनु- 
विद्धं शैवलेनापि रम्यं -श० १॥२०, ५॥२,-म्यः 
चम्पक नाम का वक्ष,--म्यम॒ वीये । 

रयू (म्व।० आ-रयते, रयित) जाना, हिलना-जुलना । 

रयः [रय-|-अच्‌ ] . नदी को धारा, प्रवाह,-जम्बूकुछ्ज- 
प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे:--मेघ० २० 2. बल, 
चाल, वेग - उत्तर० ३॥३६ 3. उत्साह, उत्कण्ठा, 
उत्कटता, उग्रता । 

रल्ऊकः [रमण्णं रत-"-इच्छा तां लाति --ला--क--रल्ल 
-+-कन] . ऊनी वस्त्र, कबू 2. परूक मारना 

यवतिरलल्‍लक-भल्लसमाहतों भवति को न यवा गत- 

चेतन: 3. एक प्रकार का हरिण । 

रवबः [रु--अप्‌] . क्रन्दन, चीख, चीत्कार, हु हू, (जान- 
वरों की ) चिधाड़ 2. गाना, (पक्षियों की) कूजनध्वनि 
--रघ० ९।२९ 3. झनझनाहटठ 4. दब्द, कोलाहल 
>- घंटा”, भूषण चाप आदि। 

रबण (वि०) [रु+यच्‌] 4. क्रंदन करने वाला, चिघाड़न 
वाला, चीखने वाला 2, ध्वन्यात्मक, शब्दायमान- 
--उत्कण्ठाबन्धने: शुशत्रं रवणरम्बर ततम्‌ --भट्ि 
७।१४ 3. तीक्षण, तप्त 4. चंचल, अस्थिर,--णः . ऊट 
>-शि० १२॥२ 2. कोयल,--णम्र पीतल, कांसां । 


( ८४९ ) 


रविः [रु--३] सूर्य--सहसत्रगणमृत्स्नरष्ट्मादत्त हि रसं रवि 
रघ० १।१८। सम०--कान्तः सूयकान्तमणि,-- जः, 
->>तनयः,-- पुत्र. - सूनः . शनिग्रह 2. कर्ण के 
विशेषण 3. वालि के विशेषण 4. वेवस्वत मन्‌ के 
विशेषण 5. यम के विशेषण 6. सुग्रीव के विशेषण 
-विनं,--वारः,-- वासरः,--वासरम्‌ रविवा र, आदित्य- 
वार,--संक्रान्ति: (स्त्री०) सूर्य का एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश । 
रहना, रसना [अश-+यच्‌, रशादेश:] . रस्सी, डोरी 
2. रास, लगाम 3. कटिबंघ, कमरबंद, स्त्रियों की 
करधनी---रसतु रसनापि तव धनजघनमण्डले घोषयतु 
मन्‍्मथनिदेशम्‌ू--गीत० १०, रघ० ७।१०, ८।५७, 
मेघ० ३५ 4. जिल्वा--भामि० १४१११। सम०» 
--उपमा उपमा अलंकार का एक भेद, यह उपमाओं 
की एक श्रृंखला हे जिसमें पूव उपमेय, आगे चलकर 
उपमान बनता जाता ह--दे० सा० द० ६६४ । 


रश्मि: | अश+-मि घातोरुट, रश--मि वा | !. डोर, डोरी 
रस्सी 2. लगाम, रास, - मक्तेष रश्मिष निरायतपृव- 
काया:--श० _१।८, रश्मिसंयमनात्‌ - श० १ 
3. सांटा, हंटर 4. किरण, प्रकाश किरण--श० ७१६९, 
नं० २२।५६, इसी प्रकार 'हिमरश्मि' आदि। सम०» 
--कलापः चव्वन लड़ियों की मोतियों की माला । 
रश्मिमत्‌ (पुं०) [रश्मि+-मतुप्‌ | सू्य । 
रस्‌ | (भ्वा० पर० रसति, रसित) . दहाड़ना, हृह 
करना, चिल्लाना, चीखना--करीव वन्य: परुषं ररास 
--रघु० १६।७८, शि० ३।४८ 2. शब्द करना, 
कोलाहलू करना, टनटन करना, झनझन करना 
- राजन्योपनिमंत्रणाय रसति स्फीतं॑ यशोदन्दुभि 
--वेणी० १।२५, रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले 
“>-गीत० १० 3. प्रतिध्वनि करना, गंजना । 
(चुरा० उभ० रसयति-ते, रसित) चखना, स्वाद लेना 
-7मृद्वीका रसिता--भामि० ४॥१३, शि० १०।२७। 
रसः [ रस अच्‌ | . सार, (वक्षों का) दूध, रस, इक्ष्‌्रस: 
कुसुमरस: आदि 2. तरल, द्रव--क॒ु० १।७ 3. पानी 
--सहस्रगणमत्स्रष्टमादत्ते हि रसं रवि: --रघ० १।१९ 
भामि० २।१४४ 4. मदिरा, शराब--मन्‌ ० २।१७७ 
5. घूंट एक मात्रा, ख्राक 6. चखना, रस, स्वाद 
(आलं> से भी) (वशेषिक दर्शन के २४ गणों, में 
से एक; रस छः: है:--कट, अम्ल, मधर, लवण 
तिक्त और कषाय )--परायत्त: प्रीतेः कथमिव रसं 
वेत्त पुरुष:---मुद्रा० ३॥४, उत्तर० २॥२ 7. चटनी 
मिच मसाला 8. कोई स्वादिष्ट पदार्थ-रघ्‌ ० ३।४ 
9. किसी वस्तु के लिए स्वाद या रुचि, पसन्दगी 
इच्छा --> इष्ट वस्तुन्यपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति 
>>मेघ० ११२ 0. प्रेम, स्तह,---जरसा यस्मिन्नहायों 
१०७ 


| 


] 


न 


डरा आय आग वि 


का. बह कप 


----. ७०-----------------»--»»»-»»--»» नम... हरननमम»«न अम««न अमन 


रस:-उत्तर० १।३९, प्रसरति रसो निवतिधन: ६।११, 
प्रेम की अनुभूति -कु० ३।३७ 4. आनन्द, प्रसन्नता, 
ख़शी---रघ० ३।२६ 2, लावण्य, अभिरुचि, सौन्दय, 
लावण्य 3. करुणरस, भाव-भावना 4. (काव्य 
रचनाओं में) रस--नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती 
भारती कवेज॑यति-- काव्य० १, (रस प्रायः आठ 
हैं:---श्वठडुगा रहास्यकरुणरोद्रवी रभयानका: । बीभत्सा- 
दभतसज्ञी चेत्यष्टो नाटथे रसा समता: ।। परन्तु कभी 
कभी शांत” रस को जोड़ कर नौ रस बना दिय 
जाते ह,-निव दस्थायिभावो$स्ति शान्तो5पि नवमों रस 
- काव्य ० ४; कभी कभी दसवां रस (ात्सल्य और 
मिला दिया जाता हैं। प्रत्यक काव्यरचना के रस 
आवश्यक घटक हैं, परन्तु विश्वनाथ के मतानुसार 
“रस” काव्य की आत्मा हैं -- वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ 
>+>सा० द० ३) 5. सत्‌, सार, तत्त्व, सर्वोत्तम 
भाग 6. शरीर के संघटक द्रव 7. वीय 8. पारा 
9, विष, जहरीला पेय, ज॑ंसा कि 'तीक्ष्णरसदायिन: 
में 20. कोई भी खनिज या घातुसंबंधी रूवण । 


सम ०---अड्जनस्‌ रसोत, एक प्रकार का अंजन, 
---अम्ल: अमलबेत,--अयनम 4. अमत, कोई भी 
ओषध जो बढ़ापे को रोक कर जीवन को हूम्बा 
करे,--निखिलरसायनमहितोी गनन्‍्धेनोग्रेण लशन 
इव--रस० 2. (आलं०) अमृत का काम देने 
वाला अर्थात्‌ जो मन को तृप्त भी करे साथ ही 
हषित भी करे, - आनन्दनानि हृदयकरसायनानि -- 
मा० ६॥८, मनसशच रस।यनानि--उत्तर० १।३६, श्रोत्र 
कर्ण. आदि 3. रससिद्धि, रसायन «&्रष्ठः पारा, 
“आत्मक (वि०) 4. रसीहा, रसदार 2. तरल, 
द्रव,-आभासः किसी रस का बाह्यरूप या केवल 
प्रतीति 2. किसी रस का अनुपयक्त स्थान पर वर्णन, 
--आस्वाद: . सत या रस आदि चखना 2. काव्य- 
रस की अनभति, काव्य सौन्दय का प्रत्यक्षीकरण 
>"जसा कि 'काव्यामतरसास्वाद: में,--इन्द्रः . पारा 
2. पारसमणि, चिन्तामणि (कहते हैं कि इसके स्पशे 
ते लोहा, सोना बन जाता हें ),--उद्शवम्‌,--- उपलम्‌ 
मोती,--कर्मन (नपृ०) उन वस्तुओं को तयार करना 
जिनमें पारा इस्तेमाल किया जाता ह,-- कैसरम्‌ कपूर, 
> गनन्‍्धः, - धम्‌ लोबान की तरह का खशबूदार गोंद, 


रसगन्ध,--ग्रह (वि०) . रसों का ज्ञाता 2. आनन्द 
मनाने वाला, - जः राब, शीरा,-- जम्‌ रुधिर,--ज्ञ 
(वि०) . जो रस की उत्तमता को परखता हूं, जो 
स्वाद जानता हें, - सांसारिकेष च सुखंष वय रसज्ञा 
-“उत्तर० २।२७ 2. वस्तुओं के सौन्दय को पहचानन 
में सक्षम (-ज्ञः) . स्वाद का जानकार, भावुक, विवे- 
चक, काव्यमर्मज्ञ, कवि 2. रससिद्धि का ज्ञाव्वा 3. पारे 


( ८५० ) 


के योग से बनने वाली औषधियों के तेयार करने 
वाला वैद्य, (-ज्ञा) जिल्वा,-भामि० २।५९, - तेजस्‌ 
(नपुं०) रुधिर --दः वंद्य--धातु (नपुं०) पारा 
--प्रबन्ध: कोई भी काव्यरचना, विज्ञेष कर नाटक 
--फलः: नारियल का पेड़-भ्रद्ध: रस का टट जाना 
या अवरोघ,--भवम रुधिर,--राज: पारा, - विक्रय 
मदिरा की बिक्री,--शास्त्र रससिद्धि का विज्ञान 
“सिद्ध (वि०) . काव्य-सम्पन्न, रसवेत्ता---जयन्ति ते 
सुकृतिन: रससिद्धा: कवीरव रा:--भतें ० २।२४ 2. रस- 
सिद्धि म कुशल, -सिद्धिः (स्त्री०) रससिद्धि 
कुशलता 

रसनम्‌ [ रस-ल्यट ]. कऋन्दन करना, चिल्लाना 
चिघाड़ना, शोर मचाना, टनटन करना, 'कोलाहलह 

'. करना 2. बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गरज 
3. स्वाद, रस 4. स्वाद लेने की इन्द्रिय, जिह्ठा 
-“इईन्द्रियं रसग्राहक॑ रसन॑ जिद्दाग्रवरति--तक ०, भग० 
१५।९ 5. प्रत्यक्षीकरण, गुणागुणविवेचन, ज्ञान--सव- 
5पि रसनाद्रसा:--म+० द० २४४ | 


रसना दे० ररना। सम०--रदः पक्षी,--लिह (पुं०) 
कुत्ता । 

रसवत्‌ (वि०) [ रस-+मतुप्‌ | 4. रसेदार, रसीला 
2. स्वादिष्ट, मशालेदा र, मजंदार, सुरस  संसारसुख- 
वक्षस्य दे एव रसवत्फले, काव्यामतरसास्वाद: सम्पक 
सज्जने: सह 3. तर, गीला, पानी से आद्रें 4. मनो 
हर, शानदार, प्रांजल, परिष्कृत 5, भावों से भरा 
हुआ, जोशीला 6. स्नहसिक्‍त, प्रेमपूरित 7. साहसी 
रसिक,--ती रसोई । 

रसा [| रस-|अच --टाप्‌ ]. निम्ततर नारकीय प्रदेश 
नरक 2. पृथ्वी, भूमि, मिट्री--भामि० १।५९, स्मरस्य 
यूद्धर ज़ुतां रसारसारसारसा-- नलो ० २।१० 3. जिद्दा । 
समठज"5तलम7:पथ्वी के नीचेसात पातालों में से 
एक, दे० पाताल 2. नीचे की दुनिया, नरक, - राज्य 
यातु रसातलं पुनरिदं न प्राणितूं कामय- भामि० 
२।६३ जातिर्यातु रसातलम-- भतृ ० २।३९ । 


रसालः: [ रसमालाति-आ-+ला+क, ष० त० ] . आम 
का पेड़,-भज्भा: रसालकुसुमानि समाश्रयन्ते -- भामि० 
१।१७ 2. गन्ना, ईख,--छा 4. जिद्दा 2. वह दही 
जिसमें शक्कर तथा मसाले मिला दिए गय हों 
'दूर्वा' घास, दूब 4. अंगूरों की बेल या अंग्र, 

-लम लोबान | 
रसिक (वि०) [ रसोः्स्त्यस्य ठन्‌ ]. मसालेदार, मज़े- 
दार, स्वादिष्ट 2. शानदार, ललित, सुन्दर 3. जोशीला 
4. उत्तमता या रस को फहचानन वाला, स्वादयक्त, 
गणग्राही, विवेचक--तद्‌ वृत्तं प्रवदन्‍्ति काव्यरसिका 
शादुलबिक्रीडितमू--श्रुत० ४० 5. आनन्दलेनेवाला, 


खुशी मनाने वाला, प्रसन्नता अनुभव करने वाला, 
भक्त (प्राय: समास में )--इयं मालती भगवता सद॒श- 
संयोगरसिकेन वेघसा मनन्‍्मथेन मया च तुम्यं दीयते 
--मा० ६, इसी प्रकार 'कामरसिक:-भतं ० ३११२, 
परोपका ररसिकस्य---म्‌ च्छ ० ६।१९,--कः 4. रसिया, 
गुणग्राहीगसहृदय पुरुष तुझ अरसिक 2. स्वेच्छाचारी 
3, हाथी 4. घोड़ा, - का 4. ईख का रस, राब, मींझा 
2. जिछ्दा 3. स्त्रियों की करवनी-दे० 'रसाला' भी। 
रसित (भू० क० कृ०) [ रस--क्त ] 4. चखा हुआ 
2. रस या मनोभाव से यक्‍त 3. मलगम्मा चढ़ा हुआ, 
-- तम . शराब या मदिरा 2. क्रंदन, दहाड़, गरज 
चिघाड़, कोलाहल, शो र-हेरम्बकण्ठ रसितप्रतिमानमेति 
--मभा० ९।३ | 
रसोन: [ रसेनेकेन ऊनः ] लहसुन --तु० लशुन । 
रस्य (वि०) [ रस-+यत्‌ ] रसवाला, मजेदार, सुस्वादू, 
रुचिकर -- रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हुया आहारा 
सात्तविकप्रिया:--भग० १७८ । 
रह (म्वा० पर०, चरा० उभ० रहिति, रहयति-ते 
रहित) छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना 
तिलांजलि देना, छोड़कर अलग हो जाना--रहयत्या- 
पदपेतमायति:--कि ० २।१४ ! 
रहणम्‌ [ रह-+ल्यट ] छोड़ कर भाग जाना, परित्याग 
कर देना, अलग हो जाना - सहकारवते समये सह 
का रहणस्य केन सस्मार पदम्‌ - नलो० २॥१४ | 
रहस (नप्‌ ०) [ रह +भअसुन्‌ | . एकान्तता, एकान्तवास 
-अकेलापन, एकाकीपन, नि्जेनता--रघ ० ३।३, १५। 
९२, पंच० १।१३८ 2. उजड़ा हुआ या सुनसान स्थान 
छिपने को जगह 3. भंद को बात, रहस्य 4. मथुन 
संभोग 5. गुप्त इन्द्रिय--(अव्य०) चुपचाप, आँख 
बचा कर, गुप्त रूप से, एकान्त में, निजनस्थान में 
अतः परीक्ष्य कतंव्यं विश्युप्नात्सड्रतं रह:- श० 
५२४, प्रायः समास मं--बवत्तं रह: प्रणयमप्रतिपद्यमान 
- 0र३। 
रहस्य (वि०) [ रहसि भव:--यत॒ ] 4. गप्त, निजी 
प्रच्छन्न 2. भेदभरा, - स्यम्‌ . भेद (आलं० से भी) 
>5स्वये रहस्यभंद: कृतः--विक्रम० २ 2. रहस्य से 
भरा जादू, मंत्र, (अस्त्रसंबंधी ) भेद, गप्त बात-सरह- 
स्यानि जुम्भकास्त्राणि--उत्तर० १ 3. आचरण का 
भेद या रहस्य, गप्त बात--रहस्यं साघनामनपधि 
विशद्धं विजयते--उत्तर ० २।२ 4. गह्य या गोपनीय 
शिक्षा, एक रहस्यमय सिद्धान्त--भक्‍तो$सि मे सखा 
चेति रहस्य ह्यंतदुत्तमम्‌--भग० ४३, मनु० २।१५० 
(अव्य०-- स्यम) चुपचाप, गुप्तरूप से-याज्ञ० ३। 
०१ (यहाँ यह विशेषण के रूप में भी समझा जा 
सकता हैं) । सम ०---आल्यायिन्‌ (वि०) भेद की बात 


( ८५१ ) 


बताने वाला--रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिक- 
चर:--श० १।२४,--भेदः--विभेदः किसी भेद या 
गुप्त बात का खोलना,--ब्रतम्‌ 4. गृप्त प्रतिज्ञा या 
साधना 2. जादू के शस्त्रास्त्रों पर अधिकार प्राप्त 
करने के लिए एक रहस्यमय विज्ञान । 

रहित (भू० क० क्ृ०) | रह कमंणि क्‍्त ]4. छोड़ा गया, 
छोड़ दिया गया, परित्यक्त, सम्परित्यक्त 2. विय क्त, 
मुक्त, वज्चित, हीन, के बिना (करण० के साथ या 
समास के अन्त में-रहिते भिक्षूभिग्नमि - याज्ञ ० 
२३।५९, गणरहितः, सत्त्वरहित: आदि 3. अकेला, 
एकाकोी,---तम्‌ गोपनीयता, परदा या ओट । 

रा (अदा० पर० राति, रात) देना, अनुदान देना, समपंण 
करना--स रातु वो दुरुच्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ 
““ काव्य० ७। ढ 


राका [ रा+-क-+-टाप्‌ ]. पूणिमा का दिन, विशेषरूप 
से रात्रि, -दारिद्रयं भजते कलानिधिरयं राकाधुना 
म्लायति--भामि० २७२, ५४, ९४, १५०, १६५, 
१७५, २३।११ 2. प॒णिमा की अधिष्ठात्री देवी 3. वह 
कन्या जिसे अभी रजोधम होना आरंभ हुआ हैं 
4. खुजली, खाज । 

राक्षस (वि०) (स्त्री०-सी) [ रक्षस इदम्‌ - अण्‌ | दैत्य 
या राक्षस से सबंध रखने वाला, पंशाची, निशाचर के 
स्वभाव वाला--उत्तर० ५॥३०, भग० ९॥१२,--सः 
. पिशाच, भूतप्रेत, बेताल, दानव, शतान 2. हिन्दु-धर्म- 
शास्त्रों में प्रतिपादित विवाह के आठ भेदों में से एक 
प्रकार जिसमें दुलहिन के सम्बनधियों को युद्ध में परास्त 
कर कन्या को बलात्‌ उठाकर ले जाया जाता हैं 
-- राक्षसो युद्धहरणात्‌-याज्ञ ० १६१, तु० मनु ० ३॥३३ 
भी (इसी ढंग से कृष्ण रक्मिणी को उठा छाया था) 
3. ज्योतिषविषयक एक योग 4. नन्‍्द राजा का मन्त्री, 
जो मुद्राराक्षणआ नाटक में एक प्रधान पात्र हें, - सी 
पिशाचिनी । 


राक्षा दे० लाक्षा (कदाचित्‌ अशुद्ध रूप हें) । 

रागः | रञ्जू भावे घवञ्ण, नलोपकुत्वे | . वर्ण, रंग, 
रजक वस्तु 2. लाल रज्भ, लालिमा, -- अधर: किसलय- 
राग:-श० १॥२१ 3. लाल रज्भण, लाल रज्भ की लाख, 
महावर,-रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलूजच- 
कार--कु० ३।३०, ५।११ 4. प्रेम, प्रणबोन्माद, स्नेह, 
प्रीतिविषयक या काम-भावना, - मलिने5पिरागपूर्णाम्‌ 
“भामि० १।१०० (यहाँ इसका अर्थ 'लाली भी है) 
--अथ भवन्तमन्तरेण कीद्शो5स्या दृष्टिराग: -श० २, 
दे० “चक्षूराग भी 5. भावमा संवेग, सहानूभति, हित 
6. हुं, आनन्द 7. क्रोध रोष 8. प्रियता, सौन्दर्य 
9. संगीत के राग या स्वरग्राम मूलराग छ: हैं --भरव: 
कोशिकश्चव हिन्दोलो दीपकस्तथा । श्रीरागो मेघ- 


अष्यगा-ग्गाहाना ना 


रागरच रागा: षडिति कीतिता:-भरत । दूसरे लेखकों 
ते भिन्न-भिन्न नाम बतलाये हैं, प्रत्येक राग के अनुरूप 
उनके साथ छ: छ: रागिनियाँ होती हैं, इस प्रकार सबको 
मिलाकर संगीत के अनेक राग हो जाते हैं) 0. संगीत 
. की संगति, संगीतमाधुयं--तवास्मि गीतराग्रेण हारिणा 
प्रसभ हृत:-श ० १।५, अहो रागपरिवाहिणी गीतिः-श ० 
५ . खेद, शोक 2. लालच, ईर्ष्या । सम ०--आत्मक 
(वि०) जोशीला,--चूर्ण: . खेर का वृक्ष 2. सिन्दूर 
3. लाख 4. होली के उत्सव पर एक दूसरे पर फेंका 
जाने वाला गुलाल या अबीर 5. कामदेव,---ब्रव्यम्‌ 
रंगने वाला पदार्थ, रड्भलेप, रज्ध,--बन्धः भावना का 
प्रकटीकरण, (नाना प्रकार संवेगों के) उपयक्त वर्णन 
से उत्पन्न रुचि--भावो भाव नृदति विषयाद्वागबन्ध: 
स एव--मालूवि० २।९,--युज्‌ (पुं०) छाल,---सृत्रम्‌ 
. रड्भीन धागा 2. रेशमी धागा 3. तराजू की डोरी । 
रागिन्‌ (वि०) [ रग-+-इनि ] 4. रज्भीन, रजड्भजा हुआ 
2. रज्ध करन वाला, रजझ्धलेप करने वाला 3. लाल 
4. भावना ओर आवेश से पूर्ण, जोशीला 5. प्रेमपूरित 
6. सावेश, स्नेहशील, श्रद्धानुरागपर्ण, अभिलाषी, 
लालायित (समास के अन्त में), (पूं०) 4, चित्रकार 
2. प्रेमी 3. स्वेच्छाचारी, कामासक्त,--णी 4. संगीत 
के स्वरप्राम की विक्ृतियाँ जिनमें से तीस या छत्तोस 
भेद गिनाये जाते हे 2. स्वैरिणी, पुंइ्चली, काम॒की । 
राघव: [रघोर्गोत्रापत्यम्‌ - अण्‌] . रघुवंशी, रघ्‌ की संतान 
.. विशेषत: राम 2. एक प्रकार का बड़ा मच्छ-भामि० 
१५५ । 
राडकव (वि० ) (स्त्री ०-बी ) [रडकोरयं विकारो वा तल्लो- 
मजातत्वात्‌ अणू | रड्कु नाम की हरिण जाति से 
सम्वन्ध रखने वाला, या इसके बालों से बना हुआ, 
ऊनी - विक्रमांक ० १८।३ १,--बम्‌ 4. हरिण के बालों 
से बनाया हुआ ऊनी कपड़ा, ऊनी, वस्त्र 2. कम्बल । 


राज्‌ ( भ्वा० उभ० राजति-ते, राजित) 4. (क) चमकना, 
जगमगाना, शानदार या सुन्दर प्रतीत होना, प्रमुख 
होना-रेजे ग्रहमयीव सा---भतृ ० १११७, राजन्‌ राजति 
वीरवेरिवनिता वेधव्यदस्ते भुज:--काव्य० १०, रघु० 
२३।७, कि० ४॥२४, ११६: (ख) प्रतीत होना, झलक 
दिखाई देना,-तोयान्तर्भास्करावलीव रेजे मुनिपरम्परा- 
कु० ६।४९ 2. हकूमत करना, शासन करना-प्रेर ० ( राज- 
यति-ते) चमकाना, रोशनी करना, उज्ज्वल करना । 
निस्‌-,प्रेर० चमकाना, रोशनी करना, उज्ज्वल करना, 
अलकृत करना, देदीप्यमान करना--दिव्यास्त्रस्फूरदुग- 
दीधितिशिखानीराजितज्यं॑ घधन्‌:- उत्तर० _ ६।१८, 
तीराजयन्ति भूपाला: पादपीठान्तभूतलम--प्रबो० २ 
2. आरती उतारना, नीराजन करना (पूजा या सम्मान 
की दृष्टि के कारण जलते हुए दीपकों के थाल को घुमाना) 


( ८५२ ) 


-नानायोघसमाकीर्णों नी राजितहयद्विप:--- काम ० ४।६६ 
बि--, !. चमकाना,--भामि० १।८८ 2. दिखाई देना, 
प्रतीत होना - रघु० २।२० | 


राज (पं०) [राज्‌--क्विप्‌ |] राजा, सरदार, यवराज । 
राजक:ः [राजन्‌-+-कन ] छोटा राजा, मामूली राणा,--कम्‌ 


राजा या राणाओं का सम ह, प्रभुसत्ता प्राप्त राजाओं 
का समुदाय--सहते न जनोध5्प्यधःक्रियां किमु लोका- 
घधिकधाम राजकम्‌--कि० २।४७, शि० १४।४३ । 


राजत (वि०) (स्त्री०--ती) [रजत--अण| चांदी का, 


चांदी का बना हुआ, शि० ४।१३,--तम्‌ चाँदी । 


राजन्‌ (पुं०) [राज्‌ू+कनिन्‌, रञज्जयति रछ्ज्‌--कनिन्‌ नि० 


वा] . राजा, शासक, यवराज, सरदार या मखिया 
(तत्पुरुष समास के अन्त में 'राजन्‌ का बदल कर 
'राज” बन जाता हें) वंगराज:, महाराज: आदि 
--तथ्थव सो5भ्दन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌--रघु० 
४१२ 2. सनिक जाति का पुरुष, क्षत्रिय शि० 
१४॥ १४ 3. यधिष्ठिर का नाम 4. इन्द्र का नाम 
8, चन्द्रमा--भामि०ण १॥१२६ ७0. यक्ष । सम० 
--अड्नम राजकोय कचहरी या दरबार, महल का 
आंगन,---अधिकारिन्‌, -- अधिकृत: 4. राजकीय अधि- 
कारी या अफ़सर 2. न्यायाधीश,-- अधिराज:,-- इन्द्र: 
राजाओं का राजा, सर्वोपरि राजा, प्रमुख प्रभ, 
सम्राट ,--अनकः व. घटिया राजा, छोटा राणा, 
2. एक प्रकार की उपाधि जो पहले पूजनीय विद्वानों 
और कवियों कौ दी जाती थी,---अपसदः अयोग्य या 
पतित राजा,-- अभिषेकः राजा का राजतिलक,--अहुंम्‌ 
अगर को लकड़ी, एक प्रकार को चन्दन की लूकडी, 


--अहँणम राजकीय सम्मानस्चक उपहार,--आज्ना 
राजा का अनुशासन, अध्यादेश, अथवा आदेश, 
--आभरणम्‌ राजा का आभूषण,--आवलि:,---लो 
राजकीय वंशावली, राजवंशावली,--उपक रणम्‌ (ब० 
व०) राजकीय साज-सामान, राजचिह्न,--ऋषि: 
(राज ऋषिः या राजधिः:) राजकीय ऋषि, सन्‍्त- 
समान राजा, क्षत्रिय जाति का पुरुष जिसने अपने 
पवित्र जीवन तथा साधनामय भक्ति से ऋषि का पद 
प्राप्त किया हो । जैसे पुरूरवा, जनक और विश्वामित्र, 
--कर! राजा को दिया जाने वाला शुल्क-कार्यम्‌ 
राज्य का काय,--कुभारः युवराज ,---कुल . राजकीय 
परिवार, राजा का कुटम्ब 2. राजा का दरबार 
3. न्यायालय (राजकुले कथ्‌, या निविद्‌ ([प्रेर०) 
न्यायालय में किसी के विरुद्ध अभियोग चलाना, 
या नालिश करना) 4. राजा का महल 5. राज, 
महाराज (बोलते की सम्मानसूचक रीति), -- गामिन 
(धि०) राज्याघीन या राजाधिकार में होने वाली 
सम्पत्ति आदि (जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी 


न हो ) ,--गहम्‌ . राजकीय निवास, राजा का महल 
2, सगध के मुख्य नगर या राजधानी का नाम (जो 
पाटलिपुत्र से लगभग ७५ या ८० मील की दूरी पर 
स्थित हँ)>चिह्मम राजचिह्न, राजाधिकार 
या राजशक्ति,--तालः:,- ताली सुपारी का पेड़,-दण्ड: 
. राजा के हाथ का डडा 2. राज शासन या राजा- 
धिकार 3. राजाद्वारा दिया गया दण्ड --दन्तः 
(दन्तानां राजा) आगे का दाँत - ने० ७।४६,--दूत:ः 
राजदूत, राजा का प्रतिनिधि,--ड्रोहूं:ः राजा के 
विरुद्ध बिध्वासघात, राजसत्ता के विरुद्ध आन्दोलन, 
राजविद्रोह,--द्वार॒ (स्त्री० ),--ह्वारम राजा के महल 
का मुख्य द्वार या फाटक,--द्वारिकः राजमहल का 
ड्योढ़ीवान, --धर्मं: . राजा का कर्तव्य 2. राजाओं से 
सम्बन्ध रखने वाला नियम या विधि (प्राय: ब० व० में) 


-पधानम,--घानिका,---धानी राजा का तिवास 
स्थान, मुख्य नगर, राजधानी, शासन के कार्यालय का 
स्थान,-रघ्‌ ० २।२०,-- धुर (स्त्री ०), - धरा शासन का 
उत्तर दायित्व या भार,--नयः,--नौतिः (स्त्री०) 
राज्य का प्रशासन, सरकार का प्रशासन, राजनय, 
राजनीतिज्ञता, - नोलूम्‌ पन्ना, मरकत मणि,-पहट्टः 
घटिया हीरा,--पथः,--पद्धति: (स्त्री०)--राज-मार्गं 
दे०,--पुत्र: . राजकुमार, युवराज 2. क्षत्रिय, सैनिक 
जाति का पुरुष 3. बधग्रह, - पुत्री राजकुमारी,-- पुरुष: 
. राजा का सेवक 2. मन्त्री, - प्रेष्यः राजा का सेवक 
(-यष्म ) राजा की सेवा (अधिक श॒द्ध' 'राजप्रेष्य”), 
-- बीजिन,--वेंशइ्य (वि०) राजा को सनन्‍्तान, राज- 
वंशज, - भतः राजा का सिपाही, - भृत्यः . राजा 
का सेवक या मंत्री 2. कोई सरकारी अधिकारी, 
>भोगः राजा का भोजन, खाना, - भौतः राजा का 
विदूषक या हंसोकड़ा, - सात्रधरः, - मन्त्रिन्‌ (पुं०) 
राजा का सलाहकार,-मार्ग: . मुख्य मार्ग, मुख्य सड़क, 
राजकीय या मुख्य पथ, म्‌ख्य रास्ता या प्रधान मार्ग 
2. राजाओं की काय-विधि प्रणाली, या रीति,-- मुद्रा 
राजा की मोहर,-- यक्ष्मन (पुं०) क्षयरोग, फुफ्फुसीय 
क्षयरोग, तपेदिक,-राजयक्ष्मपरिहानिराययो कामयान- 
समवस्थया तुलाम - रघृु० १९।२५, राजयक्ष्मेव 
रोगाणां समूह: स महीभूताम्‌ू--शि० २॥९६ (इस 
शब्द की व्याख्या के लिए दे० मल्लि० इस पर और 
शि० १३॥२९ पर),--यानम राजा की सवारी, 
पालकी,--योग: 4. जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों 
का ऐसा संरूपण जिससे उस व्यवित के राजा होने 
का संकेत मिले 2. घामिक चिन्तत का एक सरल 
योग (राजाओं द्वारा अम्यास करने योग्य) जो हठ 
योग (दे०) जैसे और कठोर 'योगों से भिन्न है,--रड्भगम 
चाँदी,--राज: . प्रमुख राजा, सर्वोपरि प्रभ, सम्राट 


$ <५३ ) 


2. कुबर का नाम--अन्तर्बाष्पश्चिरसनचरो राज- 
राजस्य दध्यौ--मेघ० ३ 3. चन्द्रमा, --रोति 
(स्त्री०) कांसा, फल, - लक्षणम्‌ . मन॒ष्य के शरीर 
पर कोई ऐसा चिह्न, जो उसकी भावी राजकीयता 
को प्रकट करे 2. राजकीय चिह्लू, राजचिह्न, राज- 
शक्ति,--लक्ष्मी:,श्री: (स्त्री०) राजा का सौभाग्य या 
समृद्धि, (देवी का मूर्तरूप) राजा की कीति या 
महिमा--रघु ० २।७,--बंशः राजाओं का वंश 
--वशावली राजाओं की वंशावलो, रांजाओं का वंश- 
विवरण, विद्या “राजकीय नीति' राजा का कौशल 
राज्य को नीति, राजनीति (तु० राजनय ) इसी प्रकार 
'राजशास्त्रम ,--बिहारः राजकीय शिक्षालय,-शासनम 
राजा का अनुशासन, --श्वृड्स सुनहरी डंडी का राज- 
कोय छाता,---संसद्‌ (स्त्री०) न्‍्यायालूय,--सदनम्‌ 
महल,--सर्षप: काली सरसों, -- सायज्यम्‌ प्रभुसत्ता 
“सारसः मोर, --सूयः/--यम्‌ एक बृहद यज्ञ जिसका 
अनुष्ठान चक्रवर्ती राजा (इसमें सहायक राजा लोग 
भी भाग लेते हैं) इसलिए करते हैं जिससे कि प्रकट 
हो कि उनका राजतिलक बिना किसी विरोध के सब- 
सम्मति से हो रहा हें--राजा वे राजसूयनेष्टवा 
भवति--शत ०, तु० 'सम्राट' से भी,--स्कन्धः घोड़ा, 
स्वम्‌ . राजकोय संपत्ति 2. राजा को दिया 

जाने वाला शुल्क, मालगुजारी,-- हसः मराल (इ्वेत- 
रंग का हंस जिसकी चोंच और टांगें छाल हों) 
--संपत्स्यन्ते ननसि भवतो राजहंसा; सहाया:--मेघ ० 
११,--हस्तिन्‌ (पूं०) राजकीय हाथी अर्थात्‌ शाही 
तथा सुन्दर हाथी । 

राजन्य (वि) [राजन्‌+यत्‌] शाही, राजकीय,--न्यः 
. क्षत्रिय जाति का पुरुष, राजकीय व्यक्ति-राजन्यान 
स्वपुरनिवृत्तयश्नुमेने--रघु० ४॥८७, ३।३८, मेघ० 
४८ 2. श्रष्ठ या पृज्य व्यक्ति । 

राजमस्यकम्‌ [राजन्य-+-कन्‌ | क्षत्रियों या योद्धाओं का 
समह । 

राजन्वत्‌ (वि०) [राजन्‌ +मतुप्‌, वत्वम] न्‍्यायपरायण या 
उत्तम राजा द्वारा शासित (देश के रूप: में, यह शब्द 
राजवत्‌ू-- केवल राजा से यकक्‍त'---शब्द से भिन्न 
है) -सुराज्ञि देश राजन्वान्‌ स्यात्‌ ततो ब्यत्र राजवान्‌ 
-“अमर०, राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ - रघ्‌० ६।२२, 
काव्या० ३॥६ । 


राजस ( वि० ) (स्त्री०-सी) [रजसा निर्भितम्‌-अण्‌] 
रजोगण से प्रभावित या संबद्ध, रजोगण से यकक्‍त 
--ऊष्वें गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा 
>-भग० १४।१८, ७॥१२, १७१२ | 

राजसात्‌ (अव्य०) [राजन -सात्ति] राज्य में सम्मिलित 
या राजा के अधिकार में । 


राजि:-जो (स्त्री०) [राजू--इन्‌ वा डीप्‌] घारी, रेखा, 
पंक्ति, कतार--सव॑ पण्डितराजराजितिलकेनाकारि 
लोकोत्तरम्‌--भामि० ४४४, _ दानराजि:---रघु० 
२॥७, कि० ४।५। 

राजिका [राजि+कन्‌+टाप] ॥. रेखा, पंक्ति, कतार 
2. खत 3. काली सरसों 4. सरसों (एक परिमाण, 
तोल ) 

राजिलरः [ राज -+इलच ] सांपों की एक सरल जाति जिसमें 
विष नहीं होता--कि महोरगविसर्पिविक्रमो राजिलेष 
ग़रुड: प्रवतते --रघु० ११॥२७, तु० 'डंडभ'। 

राजीव: [राजी दलराजी अस्त्यस्य व। . एक प्रकार का 
हरिण 2. सारस 3. हाथी,--बम्‌ नील कमल, कु० 
३।४६। सम०--अक्ष (वि०) कमल जंसी आंखों 
वाला । 

राज्ञी [ राजन्‌+डीपू, अकारलोप:] रानी, राजा की पत्नी । 


राज्यम्‌ [राज्ञो भावः कर्म वा, राजन्‌-+-यत्‌, नलोप:] 
. राजकोयता, प्रभूसता, राजकीय अधिकार-राज्यन 
कि तद्विपरीतवृत्त:--रघु० २।५३, ४॥१ 2. राजधानी 
राज्य, साम्राज्य --रघु० १।५८ 3. हकूमत, राज्य, 
शासन, राज्य का प्रशासन । सम० - अडगमभ राज्य 
का संविधायी सदस्य, राजप्रशासन की आवश्यक 
सामग्री, यह बहुचा सात बतलाई जाती हैँ--स्वाम्य- 
मात्यसुहत्कोषराष्ट्रदुगंबलानि च--अमर०, . अधिकार 
. राज्य पर अधिकार 2. प्रभूसत्ता का अधिकार, 
-“अपहरणम हड़पना, बलाद ग्रहण करना, --अभि- 
षंक: राजा का राजतिलूक या सिहासनारोहण,--कर 
वह शक्‍ल जो एक अधीनस्थ राजा द्वारा दिया जाता 
है (वि०) गद्टी से उतारा हुआ, सिहासन- 
च्यूत,--तन्त्रम्‌ शासनविज्ञान, प्रशासन पद्धति, राज्य 
का शासन या प्रशासन - मद्रा० १,--धर|,--भारः 
शासन का जुआ, सरकार का उत्तरदायित्व या प्रश्ञा- 
सन,--भड्गः प्रभसत्ता का विनाश, - छोभः उपनिवेश 
बनाने को इच्छा, प्रादेशिक वृद्धि की इच्छा,---ब्यव- 
हारः प्रशासन, सरकारी काम-काज,--सुखम्‌ राजकीय- 
माघषये । 

राढा (स्त्री०) . आभा 2. बंगाल के एक जिले का नाम 
उसकी राजघानी--गोडं राष्ट्रमनत्तमं निरुपमा तत्रापि 
राढ्ापुरी प्रबो० २ । बन 


रात्रि:-त्री (स्त्री०) [राति सुंखं भयं वा रा+त्रिप वा 
डीप्‌] रात--रात्रिगंता मतिमतां वर मुज्च शब्याम्‌ 
रघ० ५६३, दिवा काकरवाद्धभीता रात्रौ तरति 
नमंदामं। सम०--अठः 4. बताल, पिशाच, भृत-प्रेत 

2. चोर, -अन्ध (वि०) जिसे रात को दिखाई न 
दे,--करः चन्द्रमा,--चरः (“'रात्रिचर' भी) (स्त्री० 
-रौो) 4. निश्याचर, डाकू, चोर 2. पहरेदार, आरक्षी 


( ८५४ ) 


चौकीदार 3. पिशाच, भत, प्रेत-(तं) यात॑ बनें रात्रि- 
चरी डढोके--भट्टि० २।२३, --चर्या . रात मे इधर 
उधर घमना 2. रात को होने वाला काये या संस्कार 
--जम तारा, नक्षत्रपुंज---जलम ओस,--जागर 
. रात को पहरा देना, रात को जागते रहना 
रात में बेठ रहना--रघ० १९।३४ 2. कुत्ता,--तरा 
आधी रात, मध्यरात्रि,--पुष्पम्त कुम॒द (जो रात 
को ही खिलता है ),--योगः रात का आ जाना, - रक्ष:, 
--रक्षक: पहरेदार, रखवाला,--राग: अंधकार 
घना अंधेरा,--वासस्‌ (नपुं०) . रात की वेशभूषा 
2. अंधकार विगम: रात का अंत, दिन का निकलना, 
पौ फटना, प्रभात का प्रकाश--बेद:-- वेदिन (पुं०) 
मर्गा । 


रात्रिन्दिवम, राजिन्दिवा (अव्य०) [ द्वू० स० |] रात दिन, 


लगातार, अनवरत---रात्रिन्दिवं , गन्धवहः प्रयाति 
० ५।४ ै 


रात्रिमन्‍न्व (वि०) | रात्रिम+-मन्‌--खश्‌ ] रात की भांति 


दिखाई देने वाढा (जसे दुदिन या मंघाच्छादित 
दिन हो) तृ० “रजनिमन्य 


पूजाह5पराद्धा शकुन्तला--श ० ४, अपराद्धो5स्मि तत्र 
भवत: कण्वस्य--श० ७ 2. चक जाना, लक्ष्यवेध न 
कर सकना, शि० २२७ 3. सताना, चोट पहुँचाना 
क्षतिग्रस्त करता-न तु ग्रीष्मस्य व॑ सुभगमपराड्ध यूवतिष 
”णश० ३।९, आ-- आराधना करना (प्रेर०) 
. राजी करना, मनाना, प्रसन्न करना परेषां चेतांसि 
प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा -भतृ ० ३।३४, २॥४, ५ 
2. पूजा करना, सेवा करना -- मेघ ० ४५, वि---, चोट 
पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना, रुष्ट करना, ठंस पहुँचाना 
-क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमंत कः--शि ० २।४ ३ 
विराद्ध एवं भवता विराद्धा बहुधा च न:--२॥४१ । 


राधः | राधा विशाखा तद्बती पौ्णमासी राधी, सा अस्मिन्‌ 


अस्ति---राधी -+-अण्‌ | वशाख का महीना । 


राधा [ राध्नोति साधयति कार्याणि---राघ्‌ू-+अच्‌ -टाप |] 


4. समद्धि, सफलता 2. प्रसिद्ध गोपिका जिस पर 
कृष्ण भगवान्‌ का बड़ा अनुराग था (इसकी छतल्मप्रीति 
को जयदेव ने अपने गीतगोविन्द की रचना द्वारा अमर 
कर दिया है ) ->तदिमं राधे गृह प्रायय--गीत ० 

3. अधिरथ की पत्नी तथा कर्ण की पालिका माता 


रा (भू० क० कृ०) [ राघ्‌ कतंरि कमंणि वा क्‍त |] का नाम 4. विशाखा नाम का नक्षत्र 5. बिजली । 
. आराधित, प्रसादित, मनाया गया 2. कार्यान्वित | राधिका दे० 'राधा' | 
सम्पन्न, निष्पन्न, अनुष्ठित 3. पकाया हुआ, (खाना) | राधयः | राधा-|-ढक ] कर्ण का विशेषण । 


राधा हुआ 4 तयार किया हुआ 5. प्राप्त किया हुआ राम (वि०) | रम कतेरि घर, , ण वा ] 4. सुहावना, 


हासिल किया हुआ 6. सफल, सोभाग्यशाली, प्रसन्न 

जादू की शक्ति से पूण, दे० राध्‌ू। सम०--अन्त 
सिद्ध या स्थापित तथ्य, प्रदर्शित उपसंहार या सचाई, 
अन्तिम निर्णय, सिद्धांत, मत - सववनाशिकराद्धान्तो 
नितरामनपेक्षितव्य इतीदानीमुपपादयामः--शारी ०, 
--अन्तित (वि०) प्रदशित, प्रमाणों द्वारा स्थापित, 
तकसिद्ध । 


राध । (स्वा० पर० राध्नोति, राद्ध; इच्छा० रिरात्सति 


परन्तु 'मारना चाहता है के लिए रित्सति) [. राज़ी 
करना, मनाना, प्रसन्न करना 2. सम्पन्न करना, कार्या 
न्वित करना, .पूरा करना, अनुष्ठान करना, निष्पन्न 
करना 3. प्रस्तुत करना, तयार करना 4. क्षतिग्रस्त 
करना, नष्ट करना, मार डालना, उखाड़ना -वानरा 
भधरान रेघः--भद्ठि ० १४॥१९ । 

(दिवा० पर० राध्यति, राद्ध ) 7. अनुकूल या दयाद्र 
होना, 2. सम्पन्न, या पूर्ण होना 3. सफल होना, काम- 
याब होना, समद्ध होना 4. तंयार होना 5. मार 
डालना, नष्ट करना, प्रेर० (राधयति-ते) 4. राजी 
करना 2. सम्पन्न करना, पूरा करना, अनु---, आरा- 
घना करना, पूजा करना, मनाना, अप --, !. रुष्ट 
करना, ठेस पहचाना, पाप करना (संबं० या अधि० 
के साथ, अथवा स्वतंत्र रूप से )--यस्मिन्कस्मिन्नपि 


आनंदप्रद, हर्षदायक 2. सुन्दर, प्रिय, मनोहर 
3. मलिन, धूमिल, काला 4. श्वेत,-भः . तीन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों का नाम--(क ) जमदरित का पुत्र परशुराम 
(ख) वसुदेव का पुत्र बलराम जो कृष्ण का भाई था 
(ग) दशरथ और कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र या 
सीताराम, रामायण का नायक । | जब राम बालक 
ही थे तो विव्वामित्र, दशरथ की अनमति लेकर 
लक्ष्मण समेत राम को, राक्षसों से अपने यज्ञों 
की रक्षा करने के लिए अपने आश्रम में ले गये | 
राम ने अनायास ही उन सब राक्षसों को मार 
गिराया और पुरस्कार के रूप में ऋषि से कई 
चमत्कारयक्त अस्त्र प्राप्त कियं । उसके पश्चात्‌ राम 
विश्वाभित्र के साथ जनक की राजधानी मिथिला 
नगरी गये, वहाँ शिव के धनुष को झुकाने का आइचयं- 
जनक करतव दिखाकर सीता से विवाह किया और 
वापिस अयोध्या आ गय। यह देखकर कि राम ही 
राज्य का उपयक्त अधिकारी हो रहा है, दशरथ ने 
उसे अपना यबराज बनाने का निदरचय किया, परन्तु 
ठीक राज्याभिषेक के दिन दशरथ की प्रियपत्नी ककेयी 
ने, अपनी दुष्ट दासी मन्थरा के द्वारा भड़काय जान 
पर, दशरथ को अपने दो पृव प्रतिज्ञात वरदान पूरा 
करने के लिए कहा, एक से उसने रामका चौदह वर्ष 


( ८५५ ) 


का निर्वासन तथा दूसरे से अपने प्रिय पुत्र भरत का 
यूवराज के रूप में राज्याभिषक माँगा । राजा को 
इस माँग से भयानक धक्का रगा, उसने कंकेयो को 
उन दुष्ट माँगों से हटाने का भरसक प्रयत्न किया 
परन्तु अन्त में उसे झुकना पड़ा। तुरन्त ही आज्ञाकारी 
पुत्र राम अपनी सुन्दर तरुण पत्नी सीता तथा भक्त 
अभ्राता लक्ष्मण के साथ निर्वासित होने को तयार हो 
गये । उसका निर्वासन काल वडी-बडी घटनाओं से 
भरा हुआ है, दोनों भाइयों ने कई शक्तिशाली राक्षसों 
का काम तमाम कर दिया, फलतः रावण की द्वेषाग्नि 
भड़क उठो। दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता 
से राम की शक्ति को देखने के लिए उसकी प्रिय 
पत्नी सीता का बलात्‌ अपहरण किया । सीता का 
पता लगाने के लिए अनेक निष्फल पच्छाओं के पदचात 
हनुमान्‌ ने यह निश्चय किया कि सीता लूका में हैं, 


और फिर उसने राम को प्रेरित किया कि लंका के 


ऊपर चढ़ाई की जाय तथा दुष्ट रावण को मौत के 
घाट उतारा जाय। वानरों ने समद्र को पार करने 
के लिए एक पुल बनाया जिसके ऊपर से अपनी असंख्य 
सेना के साथ पार होकर राम लंका में प्रविष्ट हुए 
तथा उसे जीत कर सब राक्षसों समेत रावण का वध 
किया । उसके पर्चात्‌ राम अपनी पत्नी सीता, 
तथा अन्य युद्ध-मित्रों के साथ, विजयपताका फहराते 
हुए, वापिस अयोध्या आय जहाँ वशिष्ठ द्वारा उनका 


राज्यतिलक किया गया । राम ने बहुत वर्षो तक 
न्यायपूृवक राज्य किया उसके परचात्‌ कुश यवराज 
बनाया गया। राम, विष्ण भगवान का सातवाँ अवतार 
माना जाता हैँ, तु० जयदेव-वितरसि दिक्ष रणे दिकपति 
कमनीयं दशमृखमौलिबलि रमणीयं । केशव घतरघ- 
पतिरूप जय जगदीश हरे--गीत ० १। सम ०--अनज 
एक प्रसिद्ध सुधारक, वेदान्ती संप्रदाय के प्रवतंक तथा 
कई पुस्तकों के प्रणेता, वष्णव,---अयनम्‌ (णम) 
4. राम के साहसिक काय 2. वाल्मीकिप्रणीत ए 
प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमें सात काण्ड तथा २४००० 
इलोक हैं । --गिरिः एक पहाड़ का नाम,--(चक्रे) 
स्निग्धच्छायातरुष वसति रामगिर्याश्रमेष--मेघ० १, 
“-चन्द्रः,--भेद्रः दशरथ के पुत्र राम का नाम--दृतः, 
हनमान्‌ का नाम, --नवमसो चंत्रशक्ला नवमी, राम की 
जयंती,--सेतुः “राम का पुल” भारत और लंका को 
मिलाने वाला रेत का पुल जिसे आजकल “एडम्स 
ब्रिज कहते है । 


रामठ5:,-ठम्‌ [ रम्‌+अठ, धातोवंद्धि: | हींग 
रामणोयक (वि०) (स्त्री०--को) [ रमणीय-+-व॒झ ] 


प्रिय, सुन्दर सुखद,---कम््‌ प्रियता, सौन्दर्य --सा राम- 
णीयकनिधेरधिदेवता वा--मा० १।२१, ९।४७ 


तरुणीस्तन एवं मणिहारावलिरामणीयकम--न ० २। 
४४, कि० १॥३३ ४।४ । 

रासा | रमतेबनया रम्‌ करण घञ्म ] 2. सुन्दरी स्त्री 
मनोहारिणी तरुणी--अथ रामा विकसन्मखी बभव 
>“भामि० २।१६, ३।६ 2. प्रिया, पत्नी, गृहस्वामिनी 
-7रघु० १२।२३ १४॥२७ 3. स्त्री,-रामा हरन्ति हृदयं 
प्रसभ नराणाम-ऋतु ० ६२५ 4. नीच जाति की स्त्री 
5. सिद्र 6. हींग । 

राम्भ: | रम्भा--अण्‌ | बाँस की लाठी जिसे ब्रह्मचारी या 
संन्यासी रखते हैं । 

रावः | रु-घवञा ](. कन्दन, चीत्कार, चीख, दहाड़ 
किसी जानवर की चिघाड़ 2. शब्द, ध्वनि---म रज- 
वाद्यराव:---मालवि ० १।२१, मधरिपुरावम--गीत ० 
१९१। 

रावण (वि०) [रावयति भीषयति सर्वान्‌-रु--णिच --ल्यद | 

रावण (वि०) [ रावयति भीषयति सर्वान-रु--णिच 
-+ल्यूद | क्रनदन करने वाला, चीखने वाला, दहाड़ने 
वाला, शोक के कारण रोने घोने वाला,--ण: एक 
प्रसिद्ध राक्षस, लंका का राजा, राक्षसों का मखिया 
(रावण के पिता का नाम विश्ववा तथा माता का 
केशिनी या कंकशी था, इसी लिए वह कुबेर का 
सोतेला भाई था। पुलस्त्य क्षि का पोत्र होने के 
कारण वह ॒पोौलस्त्य कहलाता ह । मल रूप से 
लड्भा पर पहले कुबेर का अधिकार था, परन्तु रावण 
ने उसे वहाँ से निकाल दिया और लंकां को अपनी 
राजघानी बनाया। उसके दस सिर (इसीलिए 
वह दशग्रीव, दशवदन, आदि कहलाता है) और बीस 
भुजाएँ थीं, कुछ के अनुसार उसकी टांगें भी चार थी 
(तु० रघु० १२॥८८ और उस पर मल्लि०) ऐसा 
वणन मिलता हूँ कि रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने 
के लिए दस हजार वर्ष तक कठोर तपदचर्या की; 
ओर प्रति हजार वर्ष के पश्चात्‌ अपना सिर ब्रह्मा के 


आगे प्रस्तुत किया। इस प्रकार उसने नौ सिर 
प्रस्तुत किये और दसवां सिर प्रस्तुत करने रूगा ही 
था कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसकी 
मत्य न मनष्य द्वारा होगी और न देवता द्वारा। 
इस शक्ति से सम्पन्न होकर वह बड़ा अत्याचार करने 
लगा, उसने लोगों को सब प्रकार से सताना आरम्भ 
किया । उसकी शक्ति इतनी अधिक हो गई कि 
देवता भी उसके घरेल नौकरों की भांति उसकी सेवा 
करने लगे । उसने अपने -समय के प्रायः सभी 
राजाओं को जीत लिया, परन्तु कातंवीये ने उसे 
कारागार में डाल दिया जब कि रावण ने उसके देश 
पर आक्रमण किया । एक बार उसने कलास पव॑त 
उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु शिव ने ऐसा दबाया 


( ८५६ ) 


कि उसकी अंगुलियाँ कुचल गईं। फलत: उसने शिव 
की एक हजार वर्ष तक इतने ऊँचे स्वर से स्तुति की 
कि उसका नाम रावण पड़ गया, और उसे शिव ने 
उस पीड़ा से मकक्‍त कर दिया। परन्तु यद्यपि वह 
इतना बलवान और अजेय था, तो भी उसका अन्तिम 
दिन निकट आ गया। राम -जिन्होंने इस राक्षस का 
वध करने के लिए ही विष्ण का अवतार घारण 
किया था,-- अपना निर्वासित जीवन जंगल में रहकर 
बिता रहा था। एक दिन रावण ने उसकी पत्नी 
सीता का अपहरण किया और उससे अपनी पत्नी बन 
जाने का अनूरोध करने लगा--परन्तु उसने रावण 


की प्राथना की ठकराया और वह उसके यहाँ रहती : 
अन्त में. 


हुई भी पतित्रता, सती साध्वी बनी रही । 
राम ने अपनी वानरसेना की सहायता से लंका पर 
चढ़ाई की और रावण तथा उसकी सेना का काम 
तमाम किया । वह राम का उपयक्त छात्र था और 
इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध हुई--रामरावणयो यु द्धम्‌ 
रामरावणयोरिव ) 


रावणि: [ रावणस्यापत्यम-इज्य | . इन्द्रजित का नाम 
--रावणिद्चाव्यथो योद्धमारव्य च महींगतः--भट्टि० 
१५।॥७८, ८९ 2. रावण का कोई पुत्र--भट्टि ० 
१९५|७९, ८० । 

राशि: | अश्न॒ते व्याप्पीति-अश -|-इज्म , घातोरुडागमइच ] 
. ढेर, अंबार, संग्रह, परिमाण, समदाय - धनराशि 
तोय राशि, यशो राशि: आदि 2. अंक या संख्याएं जो 
अंकगणित की किसी विद्येष प्रक्रिया के लिए प्रयक्‍त 
की जाये (जसे जोड़ना, गुणा करना आदि ) 3. ज्योति 
इचक्र, बारह राशियाँ । सम०-- अधिपः कुण्डली में 
किसी विशेष घर का स्वामी,-- चक्रम तारामण्डल 
बारह राशियाँ, - त्रयम्‌ त्राराशिक गणित,--भाग 
किसी राशि का भाग या अंश,-- भोगः सूर्य, चन्द्रमा 
आदि ग्रहों का राशिचक्र में से होकर मार्ग अर्थात्‌ 
किसी ग्रह का किसी राशि पर रहने का काल । 


राष्ट्म [ राज-+ ६्ट्ूरनू ] . राज्य, देश, साम्राज्य--राष्ट्र- 
टुगंबलानि च--अमर०, मन॒ु० ७।१०९, १०।६१ 
जिला, प्रदेश, देश, मण्डल जसा कि “महाराष्ट्र में 
““मनु० ७।३२ 3. अधिवासी, जनता, प्रजा--मनु० 
९।२५४,- ष्ट्रः-ष्ट्रम कोई राष्ट्रीय या सार्वजनिक 
संकट । 
राष्ट्रिकः [राष्ट्र/ठक ] . किसी राज्य या देश का वासी 


मनु० १०॥६१ 2. किसी राज्य का शासक, 
राज्यपाल । 

राष्टिय, राष्ट्रीय (वि०) [राष्ट भव: ध| राज्य से सम्बन्ध 
रखन वाला, -यः (. राज्य का शासक, राजा 


--जैसा कि 'राष्ट्रियश्याल: में,--मृच्छ० ९ 2. राजा | 


का साला (रानी का भाई) - श्रतं राष्ट्रियमुखाद 
यावदड्गुलीयकदशनम्‌ -- श० ६ । 

रास्‌ (म्वा० आ० रासते) क्रदन करना, चिल्लाना, किल- 
किलाना, शब्द करना, हल रना । 

रासः [रास--घज्य ] 4. होहलला, कोलाहल, शोरणगुल 
2. शब्द, ध्वनि 3. एक प्रकार का नाच जिसका 
अम्यास, कृष्ण और गोपिकाएं करती थीं, विशेषत 
व॒न्दावन की गोपियाँ--उत्सज्य रासे रस॑ गच्छन्तीम 
--वेणी० १।२, रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति 
मनो मम कत परिहासम्‌ - गीत० २, १ भी । सम० 
--क्रीडा, - मण्डलम क्रीडामलक नाच, कृष्ण और 
व॒न्दावन की गोपिकाओं का वतंलछाकार नाच । 

रासकम [रास--कन | एक प्रकार का छोटा नाटक : दे० 
सा० द० ५४८ । 

रासभः [ रासेः अभाच्‌ ] गधा, ग्देभ । 


राहित्यम [रहित+घष्यज्य] बिता किसी वस्तु के रहना, 
अभाव, किसी वस्तु का न होना । 


राहु: [रह --उण्‌] एक राक्षस का नाम, विप्रचित्त और 


सिंहिका का पुत्र, इसीलिए कई बार यह सैंहिकेय 

कहलाता ह (जब समद्रमंथन के परिणाम स्वरूप 
समद्र से निकला अमृत देवताओं को परोसा जान लगा 
तो राहु ने वेश बदलकर उनके साथ स्वयं भी अमृत 
पीना चाहा । परन्तु सूर्य और चन्द्रमा को इस षड़यन्त्र 
का पता लगा तो उन्होंने विष्ण को इस चालाकी का 
ज्ञान कराया । फलत: विष्ण ने राहु का सिर काट 
डाला, परन्तु चुंकि थोड़ा सा अमृत वह चख च॒का था 
तो उसका सिर अमर हो गया । परन्तु कहते हैँ कि 
पूृणिमा या अमावस्या को वे दीनों चन्द्र औय सूर्य को 
अब भी सताते रहते हं--तु० भतृं ० २।३४ ॥ ज्योतिष 
में राह भी केतु की भांति समझा जाता हैं, यह आठवाँ 
ग्रह है, या चन्द्रमा का आरोही शिरोबिन्दु ह) 2. ग्रहण, 
या ग्रस्त होने का क्षणप। सम०--प्रसनम,--ग्रासः, 
--दशनम्‌,--संस्पन्ञं: (चाँद या सूर्य का) ग्रहण 
--सतकम्‌ राहु का जन्म अर्थात्‌ (चाँद या सूय का ) 


ग्रहण याज्ञ ० १।१४६ तु० मनु० ४।११० । 
रि]। ( तुदा० पर० रियति, रीण ) जाना, हिलना- 
जुलना । 


!( (क्रया० उभ० -दे० 'री) । 

रिक्त (भू० क० कृ० ) [रिच--क्त] . खाली किया गया, 
साफ किया गया, रिताया गया 2. खाली, शून्य 
3. से रहित, वड्चचित, के बिना 4. खोखला किया गया 
(जेसे हाथ की अंजलि) 5. दरिद्र 6. विभकत, वियक्त 
(दे० रिच ), --क्तम्‌ !. खालो स्थान, शन्यक भिर्वातता 
2. जंगल, उजाड़, बियाबान । सम०--पाणि, - हस्त 
(वि०) खाली हाथ वाला, (फूल आदि के) उपहार 


( <५७ ) 


से रहित -अहमपि देवीं प्रेक्षितुमरिक्तपाणिभंवामि 
- मालबि० ४।| 

रिक्तक (वि०) [रिक्त--कन्‌ | दे० “रिक्त' । 

रिक्ता [रिक्त-+-टाप्‌] चान्द्रमास के पक्ष की चतुर्थी 
नवमी या चतुद्दंशी का दिन । 

रिकथम [रिच-- थक] . दायभाग, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति, मरने के पश्चात्‌ विरासत में छोड़ी हुई 
सम्पत्ति--विभजे रन्‌ सुताः पित्रोरूध्व॑ रिकथमण्णं 
समम्‌ - याज़्ञ ७ २११७, मन० ९।१०४,---नन गर्भे 
पिश्यं रिक्थमहेति--श० ६ 2. सम्पत्ति धघनदौलत 
सामान - मन ० ८।२७, 3. सोना । सम० -- आदः, 
->प्राहः--भागिन्‌ (पुं०),--हर:--हारिन्‌ (पुं०) 
उत्तराधिकारी । 

रिहख, रिहुग (तुदा० पर० रिद्भुति, रिज्भति) ।. रेंगना, 
दबे पॉव चलना 2. मन्दगति से चलना । 

रिद्भुणम्‌, रिजड्रणम्‌ [रिड्ख-- (गृ)+ल्यट] . रेंगना 
पेट के बल चलना (गुडलियो चलना) 2. (सदाचार 
से) विचलित होना, उन्मार्गगामी होना । 


रिच (रुघा० उभ० रिणक्ति, रिक्‍ते, रिक्त) 4. खाली 
करना, रिताना, साफ करना, निर्मल करना--रिण- 
च्मि जलधेस्तोयम्‌--भटद्ठि ० ६३६, आविर्भते शशिनि 
तमसा रिज्यमानव रात्रिः--विक्रम ० १।८ 2. वज्नचित 
करना, विरहित करना - (प्रायः भू० क० क्र०) दे० 
रिक्त, अति--, आगे बढ़ना, प्रगति करना, पीछे छोड़ 

- देना (कर्म वा० में और अपा० के साथ)-गहं तु 
गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते--पंच० ४।८१, हिं० 
४१३ १,भग० २।३६, वाचः कर्मातिरिच्यते --“उपदेश 
से निदर्शन उत्तम हैँ” एग्जांपल इज़ बैटर दैन प्रिसंप्ट 
“५ %७॥0/0 । 0 3) 8' ६) गम) हु छः एे ) 
--उद, 4. आगे बढ़ना, पीछे छोड़ देना, प्रगति करना 
2. बढ़ाना, विस्तार करना,--व्यति बढ़ जाना, पीछे 
छोड़ना -स्तुतिम्यो व्यतिरिच्यन्ते द्राणि चरितानि ते 
रघु० १०।३० । 

0। (म्वा० चुरा० पर० रेचत्ति, रेचयति, रेचित 4. विभकत 
करना, विय॒क्त करना, अलग-अरूग करना 2. परि- 
त्याग करका, छोड़ना 3. सम्मिलित होना, मिलना 
आ---, सिकोड़ना, खेल-खेल में चलना--आरेचित- 

अचतुर: कटदाक्ष:--कु० ३।५ । 

रिटिः [रि-|टिन्‌| ?. एक प्रकार का बाजा 2. छिव के 
एक सेवक (गण) का नाम-तु० “भजझ्ग (गे) रिटि: । 

रिपुः [रप्‌+उन्‌, पृषो० इत्वम्‌] शत्र, दृश्मन, प्रतिपक्षी । 

रिफ्‌ (तुदा० पर० रिफति, रिफित) 4. कटकटाने का शब्द 
करना <. ब्रा भला कहना, कलझ्भू लगाना । 

रिष (भ्वा० पर० रेषति, रिष्ट) 4. क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना, ठंस पहुँचाना --तस्यहार्थों न रिष्यते-महा ० 


२१०८ 


तेन यायात्सतां मार्गेस्तेन गच्छन न रिष्यते--मनु० 
४१७८ 2. मार डालना, नष्ट करता - भद्ठि० 
९३१॥। 

रिष्ट (भू० क० कृ०) [रिष्‌-+कक्‍त) ।. क्षतिग्रस्त, चोट 
पहुँचाया हुआ, 2. अभागा,-ष्टम्‌ ॥. उत्पात, क्षति 
ठस 2. बदकिस्मत, दुर्भाग्य 3, विनाश, हानि 4. पाप 
5. सोभाग्य, समृद्धि । 

रिष्टि: (स्त्री०) [रिष्‌--क्तिन्‌] दे० ऊ० रिष्टम्‌,---पुं 
तलवार । 

री] 


(दिवा० आ० रीयते) टपकना, बंंद-बंद गिरना, 
रिसना, पसीजना, बहना । 

] (क्रया० उभ० रिणाति, रिणीते, रीण-प्रेर० रेपयति-ते ) 
, जाना, हिलना-जुलना 2. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना 3 ह्‌ हु करना । 

रीज्या (स्त्री०) !. निन्‍दा, झिड़की, कलूंक 2. शर्म, हया 


रोढकः (पुं०) मेरु दण्ड, रीढ की हड्डी । 

रोढा [रिह--क्त--टाप्‌] अनादर, तिरस्कार, अपमान । 

रोण (भू० क० क्ृ०) [रो--क्त] टपका हुआ, बहा हुआ, 
बंद-बंद करके गिरा हुआ । 

रीतिः (स्त्री) [री--क्तिन] !. हिलना-जुलना, बहता 

. गति, क्रम 3. धारा, नदी 4. रेखा, सीमा 

5. प्रणाली, ढंग, तरीक़ा, मार्ग, शैली, विधा, प्रक्रिया- 
---रीति गिराममतव॒ष्टिकरीं तदीयां-- भामि० ३।१९, 
स्वेत्रषा विहिता रीति:--मोह ० २, उक्तरीत्या, अन- 
यव रीत्या आदि 6. रिवाज, प्रथा, प्रचलन 7. शेली 
वाक्यविन्यास--पदसंघटना रीतिरज्ुसंस्था विशेषवत्‌ । 
उपकर्त्री रसादीनां सा पुनः स्थाच्चतुविधा । बदर्भी 
चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा--सा० द० 
६२४-५ 8. पीतल, कांसा (इस अर्थ में 'रीती' भी ) 
9. लोहे का जंग, मर्चा 0 घातु के तल पर लगा 
जारेय । 


रु (अदा० पर० रोति, रवीति, रुत) क्रंदन करना, हह 
करना, चिल्लाना, चीखना, जोर से बोलना, दहाड़ना 
(मक्खियों का) भनभनाना, शब्द करना - कर्ण कल 
किमपि रोति शनेविचित्रम-हि० १॥८१, भट्टि ० ३।१७, 
१२/७२, १४॥।२१, वि -.क्रनदन करना, विलाप करना 
शोक में रोना--ननु सहवचरीं दूरे मत्वा विरोषि समु- 
त्सुक: - विक्रम० ४।२०, भट्टि० ५।५४, ऋतु० ६।२७, 
2. कोलाहरू करना, शोर मचाना- न स विरोति न 
चापि स शोभते--पंच० १।७५, जीण॑त्वाद गृहस्य 
विरोति कपाट:--मच्छ० ३, एते त एवं गिरयो 
विरुवन्मयरा:--उत्तर० २।२३ । | 

रुकस (वि०) [ रुच-- मन्‌, नि० कुत्वम्‌ ] उज्ज्वल, चमक- 
दार, क्मः सोते का आभूषण-शि० १५।७८,-क्मम्‌ 
. सोना, 2. लोहा । सम०-- कारक: सुनार,--परष्ठक 


( .८५८ ) 


(वि०) सोने के मुलम्मे से युक्त, सोना चढ़ा हुआ 

द्रोणाचायं का नामान्तर । 

रुक्सिन (पुं०) [ रुक्म--इनि ] भीष्मक के ज्येष्ठ पुत्र तथा 
रुक्मिणी के भाई का नाम ! 

रुकिसिणो | रुक्मिन्‌||-छीप्‌ | विदर्भ के राजा भीष्मक की 

पुत्री का नाम (रुक्मिणी की सगाई रुक्मिणी के पिता 
ने शिशुपाल से कर दी थी, परन्तु रुक्मिणी गुप्त रूप से 
कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने कृष्ण को एक पत्र भंज 
कर प्रार्थना की कि उसका अपहरण कर लिया जाय 
बलराम सहित कृष्ण आया और रुक्मिणी के भाई को 
यद्ध म॑ परास्त कर रुक्‍विमणी को उठा कर ले गया 
रुक्मिणी से कृष्ण के पुत्र प्रयुम्न का जन्म हुआ) । 

रुक्ष (वि० )--रूक्ष, दे० । 

रूण (भू० क० कृ०) [ रुज--क्त | . टूटा हुआ, नष्ट 
भ्रष्ट 2. व्यर्थीकृत 3. झुका हुआ, वक्रीकृत 4. क्षति 
ग्रस्त, चोट पहुँचाया हुआ 5. रोगी, बीमार (दे० रुज )। 
सम०--रय (वि० >> आक्रमण रोक दिया गया 
ही, जिसका धावा कर दिया गया हो । 


(म्वा० आ० रोचते, रुचित) . चमकना, सुन्दर या 
शानदार दिखलाई देना, जगमगाना--रुरुचिरे रुचिरे- 
क्षणविश्रमा:--शि० ६।४६, मनु० ३।६२ 2. पसन्द 
करना, (अन्य व्यक्तियों से ) प्रसन्न होना, (वस्तुओं 
से) प्रसन्न होना, रुचिकर होना; ((्रसन्न व्यक्ति 
के लिए संप्र० तथा वस्तु के लिए कतें० ) --न स्नजो 
रुकचिरे रमणीमभ्यः--कि० ९।३५, यदेव रोचते 
यस्मे भवेत्‌ तत्‌ तस्य सुन्दरम्‌ - हि० २।५३, कई बार 
व्यक्ति के लिए संबं०,--दारिद्रयान्मरणाद्वा मरणं मम 
रोचते न दारिद्रयम्‌-मच्छ ० १।११,प्रेर ०-( रोचयति-ते ) 
पसन्द कराना, रुतचिकर या सुहावना करना--कु० 
३।१६,--इच्छा० (रुस-रोचिषते) पसन्द करने को 
इच्छा करना, अभि --, पसन्द करना, रुचिकर होना 
“-यदभिरोचते भवते--विक्रम २, प्र--, 7. बहुत 
चमकना 2. पसन्द किया जाना, वि० चमकना, 
जगमगाना---रघु० ६५, १७।१४, भट्टि ० ८६६ । 

रुचू, रुचा (स्त्री०) [रुच--क्विप्‌, रुचु-टठाप्‌| (. प्रकाश 
कान्ति, उज्ज्वलता,--क्षणदासु यत्र च रुचकतां गता 
--शि० १३॥५३ ९।२३, २५, शिखरमणिरुच:--कि० 
५।४३, मेघ० ४४ 2. रज़ु, छबि (समास के अन्त में ) 
चलयन्मगरुचस्तालकान्‌ू--रघ्‌ृ० ८॥५३, कु० ३॥६५, 
कि० ५।४५ 3. अभिरुचि, इच्छा 

रुचक (वि०) [रुच्‌--क्वुन्‌ | . रुचिकर, सुखद 2. क्षुघा- 
वर्धक या भूख बढ़ाने वाली (औषधि ) 3. तीक्ष्ण, चपरा 
--कः . नीब 2. कबतर,--कम्‌ 4. दाँत 2. सोने का 
आभूषण विशेषकर हार 3. पौष्टिक या पाचनशक्ति- 
व्धक 4. माला, हार 5. काला नमक । हु 


रुचा दे० 'रुच | 
रुचि: (स्त्री०) [ रुच-+ कि ]। प्रकाश, कान्ति, आभा, 
उज्ज्वलता,-रुचिमिन्दुदले करोत्यज: परिपूर्णन्दुरुचिमंही 
पतिः-शि० १६।७१, रघ्‌० ५६७, मेघ० १५ 2. प्रकाश 
किरण--जसा कि “रुचिभ्त' में 3. छबि, रज्भ, सौन्दय 
बहुधा समास के अन्त में--पटल्ं बहिबेहलूपडझकरुचि 
--शि० ९।१९ 4. स्वाद, मजा--जंसां कि 'रुचिकर 
सुस्वाद, भूख, क्षधा 6. कामना, इच्छा, खशी,--स्वरुच्या 
स्वेच्छा से, खशी से 7. अभिरुचि, स्वाद--विमार्गगायाइच 
रुचिः स्वकान्ते--भामि० १।१२५, 'अभिरुचि या प्रेम 
-न स क्षितीशो रुचय बभव, भिन्नरुविहि लोक:---रघ्‌ ० 
६।३०, नाटयं भिन्नरुचेजंनस्यथ बहुधाप्यक॑ समाराघनम्‌ 
--मालवि० १।४; संलग्न “व्यस्त या 'अनरक्त' के 
अ्थ में प्रयोग बहुघा समास के अन्त में-- हिसारुचे 
--मा० ५॥२९ 8. प्रणयोनन्‍्माद, किसी की बात में 
लवलीनता। सम०-कर (वि० ) . स्वादिष्ट, चटपटा 
मज़दार 2. इच्छा का उत्तेजक 3. पाचनशक्तिवधघेक, 
पौष्टिक,--भर्ते (पुं०) . सूयं--शि० ९१७ 2. पति । 
रुचिर (वि०) [रुचि राति ददाति--रुच--किरच्‌ | 
. उज्ज्वल, चमकदार, प्रकाशमान, जगमगाता,--हेम- 
रुचिराम्बर--चौर० १४, कनकरुचिरम्‌, रत्नरुचिरम्‌ 
आदि 2. स्वादिष्ट, मजंदार 3. मध्र, ललित 4 क्षुधा- 
वर्घेक, भूख बढ़ाने वाला 5. पुष्टिदायक, बलवधंक 
--रा . एक प्रकार का पीला रंग 2. वृत्तविशेष दे० 
परिशिष्ट १, रम . केसर 2. लौंग । 
रुच्य (वि०) [रुच--क्यप्‌] उज्ज्वल, प्रिय आदि, दे० 
'रचिर । 
रुज (तुदा० पर० रुजति, रुणण) 4. तोड़ कर टुकड़े-टकड़े 
करना, नष्ट करना--रघु० ९।६३।१२॥७३, भट्टि० 
४४२ 2. पीड़ा देना, क्षति पहुँचाना, अस्वस्थ करना, 
रोगग्रस्त करना--रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो भीम- 
विक्रमा:--भट्टि० ८।१२० 3. झुकना । 
रुज़, रुजा (स्त्री०) [रुज्‌--क्विप, रुज्‌--टापू) 7. भंग, 
अस्थिभंग 2. पीड़ा, संताप, यातना, वेदना---अनिश- 
मपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतों मे--श० ३॥४, 
कक्‍्व रुजा हृदयप्रमाथिनी--मालवि० ३॥२, चरणं 
रुजापरतिम्‌ --४।३ 3. बीमारी, व्याधि, रोग--रघु ० 
४९|५२ 4. थकावट, श्रम, प्रयत्न, कष्ट । सम० 
--अतिक्रिया प्रतिकार या रोग की चिकित्सा, इलाज 
चिकित्सा का व्यवसाय,--भेषजम औषध,---सद्यन 
(नपुं०) विष्ठा, मल । 
रुण्ड:,--डम [रुडः---ड, रुण्ड---अच वा| सिर रहित शरीर, 
धडमात्र, कबन्ध-वेल्लज्धू रवरुण्डमण्डनिकरवीरो विधघत्ते 
भवम्‌--उत्तर० ५१६, मा० ३।१७ । 
रुतम [रु--क्त| कऋरनदन, किलकिलाना, दहाड़ना, 


शब्द 


( ८५९ ) 


करना, कोलाहल, (पक्षियों का) कूजना, (मव्खियों 
का) भनभनाना, पक्षि', हंस”, कोकिल” अलि' 
सम०--ज्ञः भविष्यवक्ता, नजूमी,--व्याज: 4. कृट- 
क्रंदन 2. स्वांग । 

रुद (अदा० पर० रोदिति, रुदित,--इच्छा० रुरुदिषति) 
॥, क्ंदन करना, रोना, विलाप करना, शोक मनाना, 
आँसू बहाना--निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह 
पुरः--गंगा ० ४, अपि ग्रावा रोदिति अपि दलतिवज्नस्य 
हृदयम्‌ --उत्तर० १।२८ 2. हहू करना, दहाड़ना 
चिल्ली मारना, प्र---, फूट फूट कर रोना । 

रुदनम, रुदितम [रुद--ल्यट, क्त वा] रोना, ऋन्‍दन करना 
विलाप करना, शोक में रोना-धोना - अत्यन्तमासी 
द्रृदितं वनंअपि---रघु० १४॥६९, ७०, मेघ० ८४ । 

रुद्ध (भू० क० कृ० ) [र॒ध--कक्‍्त]| 4. अवरुद्ध, बाधायक्त, 
विरोधी 2. घेरा डाला हुआ, घिरा हुआ, धरा 
हुआ । 


रद्र (वि०) [रोदिति-रुद--रक] भयानक, भयंकर, 
डरावना, भीषण,--द्र: . देवसम ह विशेष, (गिनती 
में ग्यारह), एंसा माना जाता ह कि शंकर या शिव 
के ही यह अपक्ृष्ट रूप हें, शिव स्वयं इस समह के 
मुखिया हे -- रुद्राणां शंकरश्चास्मि--भग० १०२३, 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुंकारशंसिन:--कु० २॥२६ 
2. शिव का नाम। सम० एक प्रकार का 
वृक्ष, (क्षम) इसी व॒क्ष के फल के बीज, जिनसे 
रुद्रक्षमाला बनाई जाती हँ--भस्मोद्धऊन भद्वमस्तु 
भवते रुद्राक्षमाले शभम्‌-- काव्य ०७ १०,--आवास 
. रुद्र का निवासस्थऊल, कलास पर्वत 2. वाराणसी 
3. इमशान-- तु० पितृसझगोचरः: । 

रुद्राणो | रुद्र|-डीपू, आनुक | रुद्र की पत्नी, पावेती का 
नामान्तर । 

रुध्‌ (रुधा० उभ० रुणद्धि, रुद्े, रुद्ध---इच्छा० रुरुत्सति 
-ते) !. अवरुद्ध करना, ठहराना, गिरफ्तार करना, 
रोकना, विरोध करना, विघ्न डालना, बाधा डालना, 
मना करना-- इदं रुणद्धि मां पद्ममन्तःकजितषट्पदम्‌ 
>-विक्रम० ४।२१, रुद्धालोके नरपतिपथे--मेघ ० 
३७, ९१, प्राणापानगती रुध्वा०--भग० ४।२९ 
2. थामना, संधारण करना, (गिरने से) बचाना 
आशाबन्धः: कुसुमसद॒शं प्रायशो ह्यज्भनानां सद्यःपाति 
प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि, मेघ० १० 3. बन्द 
करना, ताला लगाना, रोकना, भेड़ना, बन्द कर देना 
--अधि० के साथ, परन्तु कभी-कभी दोकमं० के साथ 
“-भेट्टि ० ६।३५, ब्र॒जं रुगद्धिगाम--सिद्धा ० 4. वांधना 
सीमित करना>-व्याल॑ बालमणालतन्तुभिरसौ रोड 
समुज्जम्भते--भत ० २।६ 5. घेरा डालना, धरना 
नाकेबन्दी करना--रुन्धन्तु वारणघटा नगरं मदीया 


-मद्रा० ४॥१७ अरुणद यवन: साकेत॑ं-या-माध्य- 
मिकानू--महा ०, भट्टि ० १४॥२९ 6. छिपाना, ढकना 
ओझल करना, गुप्त करना 7. अत्याचार करना 
सताना, अत्यन्त कष्ट देना; अनु--, (बहुधा प्रयोग 
ऐसा होता है मानो धातु दिवा० की हैं) . भअवेक्षण 
करना, अभ्यास करना--मन्‌ ० ५१६३ 2. प्रेम करना 
अनरक्‍्त होना--स्वधमेंमनरुन्धते--कि०  ११।७८ 
तान्रोत्स्य जगल्लक्ष्मी:--भट्टि ० १६।२३ 3. आज्ञा 
मानना, अनुसरण करना, अनुरूप होना--नियर्ति 
लोक इवानरुध्यते--कि० २।१२, अनरूध्यस्व चन्द्र 
केतोवंचनं--उत्तर ० ५, मद्बचनमनरुध्यते वा भवान 
--कि० १८१ 4. स्वीकृति देना, सहमत होना, अन- 
मोदन करना 5. प्रेरित करना, दबाव डालना, अब-- 
4. रोकना, अटकाना--श० २॥२ 2. बन्दी बनाना, 
कंद करना, बन्द करना (कभी-कभी दो कर्मो के साथ) 
“शोक चित्तमवारुघत्‌-- भटद्टि ० ६९ 3. घेरा डालना, 
उप-, . अवरुद्ध करना, विघ्न डालना--उपरुध्यते 
तपोथध्नृष्ठानम्‌-- श० ४ 2. तंग करना, दुःखी करना 
कंष्ट देना- पौरास्तपोवनमपरुन्धन्ति श० १ 3. पार 


कर लेना, दबा देना--रघृ० ४।८३ 4. कद करना, 
बन्दी बनाना, नियन्त्रण में रखना 5. छिपाना, ढक 
लेना, नि /-,. अवरुद्ध करना, रोकना, विरोध करना 
बन्द करना-- न्यरुघंश्चास्य पन्थानम्‌-- भट्ठटि ० १७४९ 
१६।२०, मच्छ ० १।२२ 2. बन्दी बनाना, कंद करना 
>-मनु० ११।१७६, भग० ८।१२ 3. ढकना, छिपाना 
-मनु० १४१६, प्रति--,अवरुद्ध करना, बि--,विरोध 
करना, अवरोघ करना 2. विवाद करना, झगडना 
3. भिन्‍नमत का होना, सम्‌--- ,. अवरुद्ध करना, 
अटकाना, रोकना---स चेत्त पथि संरुद्धः पशभिर्वा 
रथन वा-- मन ० ८।२९५ 2. बाघा डालना, रुकावट 
डालना, रोकना--रघु ० २।४३ 3. दढ़तापू्वक थामना 
श्रखखलाबद्ध करना--तणमिव लघलक्ष्मीनेंव तानन्‍्सं- 
रुणद्धि---भतं० २।१७ 4. अधिकार में करना, बलात 
अभिग्रहण करना, पकड़ना--मन्‌ ० ८।२३५ । 


रुधिरम्‌ [ रुष-किरच्‌ ] . लह 2. जाफरान, केसर,--रः 


मगलग्नह । सम० --अशनः 'खन पीने वाला' राक्षस, 
भूत-प्रेत,-आमयः रक्‍्तश्राव,-- पायिन (पृं०) पिशाच । 

रु: | रोति रु+क्रुन्‌ | एक प्रकार का हरिण--रघ्‌ ० 
९।५ ९१, ७२ । क्‍ 

रुश (तुदा० पर० रुशति ] चोट पहुंचाना, जान से मार 
डालना, नष्ट करना । 

रुदात्‌ (वि०) | रुश--शतृ | चोट पहुँचाने वाला, अरुचि- 
कर, (शब्द आदि जो) बरे लगे । 

रुष । (दिवा० पर० रुष्यति-विरलगप्रप्रोग-रुष्पते, रुषित 
रुष्ट ) रूसना, नाराज होना, क्षुब्ध होना-ततो5रुष्यदन 


( ८६० 


दंच्च-भट्वगि ० १७।४०, माम॒हों मा रुषोउधुना 
-7९५।९६, ९।२० । 

! (भ्वा० पर० रोषति) 4. चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुँचाना, मार डालना 2. नाराज करना, सताना । 
रुषा (स्त्री०) [रुष्‌ - क्विप, रुष-टाप्‌ ] क्रोध, रोष, 
गस्सा,--निर्बन्धसंजातरुषा रघु० ५।२१, प्रह्ेष्व- 
निर्बेन्धरुषा हि सन्‍त: -१६।८०, १९।२० । 


_ (म्वा० पर० रोहति, रूढ) . उगना, फूटना, अंकुरित 
होना, उपजना--रूढरागप्रवाल:--मालवि० ४११, 
केसर रधं रूढे:--मेघ० २३, छिलन्नोषपि रोहति तह: 
--भतं ० २८७ 2. उपजना, विकसित होना, बढ़ना 
3. उठना, ऊपर चढ़ना, उन्नत होना 4. पकना, (ब्रण 
आदि को) स्वस्थ होना--प्रेर० (रोपयति -ते, 
रोहयति--ते) . उगाना, पौधा लगाना, भूमि में 
(बीज ) बखेरना 2. उठाना, उन्नत करना 3. सौंपना, 
सुपुदं करना, देखरेख में देता,--गृणवत्सुत रोपितश्रिय: 
--रघु० ८।११ 4. स्थिर करना, निदेशित करना, 
जमाना --रघृ० ९१२२, इच्छा० (रुरुक्षति ) उगाने 
की इच्छा करना, - अधि--, चढ़ना, सवार होना, 
सवारी करना - रघु० ७।२७, कु० ७।५२ (प्रेर०) 
उन्नत होना, ऊपर उठाना, बिठाना--रघु १९।४४, 
अब--, नीचे जाना, उतरना--श० ७।८, आ--, 
चछना, सवार होना, पकड़ लेना, सवारी करना, 
(आ पूर्वक रुह घातु के अर्थ प्रयुक्त संज्ञा के अनुसार 
विभिन्न प्रकार के होते हु--उदा० प्रतिज्ञाम आरुह 
वचन देना, प्रतिज्ञा करना, तुलास आरुह समानता के 
स्‍तर पर होना, संशयं आरुह जोखिम उठाना, 
सन्दिग्धावस्थाों में होना आदि), (प्रेर०) ॥. उन्नत 
होना, उठाना 2. रखना, जमाना, निदेशित करना 
3. मढ़ना, थोपना, आरोपित करना 4. (घनष पर) 
प्रत्यंचा चढ़ाना 5. नियक्त करना, कार्य भार सॉंपना, 
प्र--, उगना, अंकुरित होना--न परव्वताग्रे नलिनी 
प्ररोहति -मृच्छ ० ४॥१७, वि--, उगना, अंकुर 
फटना --रघु० २।२६, मृच्छ० १॥९ (प्रेर०) (व्रण 
आदि का) स्वस्थ होना, सम्‌ --, उगना, -रघु० 
६।४७ । 


रुक्षणम्‌ [रुक्ष्‌ + ल्युट्‌ | 


) 


5. ऋर, सलिर्दंय, कठोर--नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम 


 -रघु० १४४३, श० ७३२, पंच० ४॥९१ 


6. नी रस, भुना हुआ, सूखा, वीरान -स्लनिग्धश्यामा: 
क्वचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षाः--उत्तर ० २।१४, 
(रूक्षोकू--, ऊबड़-खाबड़ करना, मेला करना, मिट्टी 
लथेड़ना ) । 

. सुखाना, पतला करना 
2. (आय० में) (शरीर की) मेद को घटाने की 
चिकित्सा । 


(भू० क० ० ) [रुह +कत] 4. उगा हुआ, अंकुरित, 
फूटा हुआ, उपजा हुआ 2. जन्मा हुआ, उत्पन्न 
3. बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विकसित 4. उठा हुआ, 
चढ़ा हुआ 5. विस्तृत, बड़ा, स्थूछकाय 6. विकीण्णं, 
इधर उधर फैला हुआ 7. विदित, ज्ञात, व्यापक 
ज्क्षतात्किल त्रायत इत्युदगग्र: क्षत्रस्य शब्दों भवनेषु रूढ: 
+ रघु० २॥५३, (यहाँ क्षत्र का अर्थ योगरूढ हूँ) 
8. सर्वंजनस्वीकृत, परंपराप्राप्त, प्रचलित, सरंप्रिय 
(शब्द या अर्थ, विप० यौगिक या निरवंचनमलक अर्थ) 
> व्यत्पत्तिरहिता: शब्दा रूढ़ा आखण्डलादय:, नाम 
रूढमप च व्यदपादि -शि० १०१२३ 9. निश्चित, 
निश्चित किया हुआ । 


रूढि: (स्त्री०)) [ रुह +क्तिन्‌ ] !. उगना, उपजना, 


2. जन्म, पंदायश 3. वृद्धि, विकास, वर्घन, प्रवृद्धता 
4. ऊपर उठना, चढ़ना 5. प्रसिद्धि, ख्याति, बदनामी 


“-शि० १५।२६ 6. परम्परा, प्रथा, परंपरागत रिवाज, 


--शास्त्राद रूढ्बिंलीयसी, “विधि से प्रथा अधिक बल- 
वती है 7. सामान्य प्रचार, साधारण व्यापकता या 
प्रचलन 8. सवंमान्य अर्थ, शब्द का प्रचलित अर्थ 
-मुख्याथंबाघे तद्योगे रूढितो5थ प्रयोजनात्‌--काव्य ० 
२्‌। 

(चुरा० उभ०- रूपयति-ते, रूपित ) . रूप बनाना, 
गढ़ना 2. रूप घर कर रंगमंच पर आना, अभिनय 
करना, हावभाव प्रदर्शित करना --रथवेगं॑ निरूप्य-श ० 
१३. चिह्न हुगाना, ध्यान पूर्वक पालन करना, 
देखना, नजर डालना 4. मालूम करना, ढूंंढना 
5. खयाल करना, विचार करना 6. तय करना, निश्चय 


रुहू, कह (वि०) (समास के अन्त में) [रुह +क्विप्‌, क 
वा] उगा हुआ या उत्पन्न, जेसा कि “महीरुह और 
'पडकेरुह में । 

रुहा [रूह -टाप] दूर्वा घास, दूबड़ा । 

रूक्ष (वि०) [रूक्ष+अच्‌ | !. खुरदरा, कठोर, (स्पर्श या 


करना 7. परीक्षा करना, अन्वेषण करना 8. नियुक्त 
करना,--वि---, विरूपित करना, रूप थिगाड़ना । 
रूपम्‌ [ रूप+क, भावे अच्‌ वा ] . शक्ल, आक्ृति, 
सूरत विरूप॑ रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुज्जते - पंच० 
११४३, इसी प्रकार 'कुरूप 'सुरूप 2. रूप या रंग का 


शब्द आदि) जो मृदु न हो, रूखा--रूक्षस्वरं वाशर्ति 
वायसोध्यम - मृच्छ ९१०, कु० ७॥१७ 2. कसेला 
(स्वाद) 3. ऊबड़-खाबड़, असम, कठिन, ककश 
4. दूषित, मलिन, मला - रघु० ७।७०, मुद्रा० ४॥५ 


प्रकार (वशेषिकों के चौबीस गुणों में एक )-चक्षुमात्र- 
ग्राह्मणातिमान्‌ गुणो रूपमू--तक० (यह छः: प्रकार 
का हूँ: - शुक्ल, कृष्ण, पीत, रक्त, हरित और कपिल, 
यदि “चित्र को जोड़ दिया जाय तो सात हो जाते 


( <६१ ) 


) 3. कोई भी दृश्य पदार्थ या वस्तु 4. मनोहर रूप 
या आकृति, सुन्दर सूरत, सौन्दय, लावण्य, लालित्य 
-- मानषीष कथं वा स्थादस्य रूपस्य संभव:--श० १। 
२६, विद्या ताम नरस्य रूपमधिकम--भतें० २॥२० 
रूपं जरा हन्ति आदि 5, स्वाभाविक स्थिति या दशा 
प्रकृति, गुण, लक्षण, मूलतत्त्व 6. ढंग, रीति 7. चिह्न, 
चेहरा-मोहरा 8. प्रकार, भेद, जाति 9. प्रतिबिम्ब 
प्रतिच्छाया 0. सादइ्य, समरूपता, 4!. नमूना 
प्रकार, बनत 2. किसी क्रिया या संज्ञा का व्यत्पन्न 
रूप, विभकति या लकार के चिह्न से यक्‍त रूप, 
3. एक की संख्या, गणित की एक इकाई ॥4. पूर्णांक 
5. नाटक, खेल, दे० रूपक व6. किसी ग्रंथ को बार 
बार पढ़ कढ़ कर या कंठस्थ करके पारंगत होने 
की क्रिया 77. मवेशी 48. ध्वनि, शब्द, (“रूप का 
प्रयोग बहुधा समास के अन्त में होता हैँ यदि निम्नां- 
कित अर्थ हो---बना हुआ 'से यकत' "के रूप में 
नामत: 'सूरत शक्ल में--तपोरूपं घन धर्मरूप: 


सखा) । सम० -- अधिबोधः ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किसी 
पदा्थ के रंग रूप का प्रत्यक्ष करना, -अभिग्गवाहित 
(वि०) काम करते हुए पकड़ा गया, मौके पर पकड़ा 
गया,--आजीबवा वेश्या, रंडी, गणिका,--आश्रयः अत्यंत 

सुन्दर व्यक्ति, -इन्द्रियम आँख, रंगरूप को प्रत्यक्ष 
करने वाली इन्द्रिय, -उच्चय: ललित रूपों का सम्‌ह 
श० २।९,--कारः,--क#त्‌ (पृं०) मतिकार, शिल्पी 
--तत्त्ब॑ अन्तहित गुण, मलतत्त्व, - धर (वि०) 
रूप धरे हुए, छह्मवेषी, -नाशनः उल्ल,-- लावण्यम 
रूप को उत्कृष्टता, चारुता,-- विपयेयः विरूपण, 
शारीरिक रूप में विकृत परिवर्तन, - शालिन (वि०) 
सुन्दर,-- सँपदू, संपत्ति: (स्त्री०) रूप की उत्कृष्टता, 
सोन्दय की वृद्धि, सौन्दर्यातिरेक । 


रूपक: [| रूप+ण्वलू, रूप-कन्‌ वा ] विशेष सिक्का, 
रुपया,--कम्‌ . शक्ल, आकृति, सरत, (समास के 
में) 2. कोई वर्णन या प्रकटीकरण 3. चिह्न 
चेहरा-मोहरा 4. प्रकार, जाति 5. नाटक, खेल ना टय- 
कृति (नाट्य रचनाओं के प्रमख दो भेदों में से एक, 
दुश्य, इसके फिर आगे दस भेद हैं, इसके अतिरिक्त 
इसके और अवान्तर भद हैँ जो गिनती में अठारह हैं 
तथा “उपरूपक' नाम से विख्यात हैं )--दृश्यं तत्राभि- 
नेय॑ तद्॒पारोपात्त रूपकम्‌्-सा० द० २७२, २७३ 
6 (अल ० मं) अंग्रेजी के मंटाफर ( []20[:8]))0+ ) के 
अनुरूप एक अलंकार जिसमें उपमेय को उपमान के टीक 
समन्‌रूप वणित किया जाता हँ-तद्गरपकम भेदो य उपमा 
नोपमेययोः-काव्य ० १० (विवरण के लिय॑ देखो यही 
स्थान) 7. एक प्रकार का तोल | सम ०-तालः संगीत 
में विशेष-समय,-शब्दः आलंकारिक या रूपकोक्ति । 


रूपणम [रूप--ल्यट | . सारोप वर्णन या आलंकारिक 
वर्णन 2. गवेषण, परीक्षा 

रूपवत्‌ (वि०) [रूप--मतुप, वत्वम्‌] 4. रंगरूप वाला 

शारीरिक, देहिक 3. सशरीर 4. मनोहर, सुन्दर, 

--ती सुन्दरी स्त्री । 

रूपिन (वि०) [रूप--इनि] 4. के सदश दिखाई देने 
वाला 2. सशरीर, मतिमान्‌ 3. सुन्दर । 

रूप्पय (वि०) [रूप--यत्‌ | सुन्दर ललित,--प्यम्‌ . चांदी 
2. चाँदी (या सोने) का सिक्‍का, मुद्रांकित सिक्का 
रुपया 3. शुद्ध किया हुआ सोना । 

रूष । (भ्वा० पर० रूषति, रूषित) . अलंकृत करना 
सजाना 2. पोतना, च्‌पड़ना, मण्डित करना, लीपना 
(मिट्री आदि से ) 
॥ (चुरा० उभ० रूषयति-ते) . कांपना 2. फट 
जाना । 


रूषित (भू० क० क्ृ०) [रूष्‌--क्त] 4. अलंकृत 2. पोता 
हुआ, ढका हुआ, बिछाया हुआ 3. मिट्टी में रूथड़ा 
हुआ 4. खरदरा, ऊबड़ खाबड़ 5. कूटा हुआ, चूर्ण 
किया हुआ । 

रे (अव्य०)[रा-+के] संबोधनात्मक अव्यय--रे रे शंकर- 
गहाधिवासिनों जानपदा: -मा० ३। 

रेखा [लिख-|-अच्‌ --टापू, लस्य र:] . लकीर, घारी 
मदरेखा, दानरेखा, रागरेखा आदि 2. लकीर की 
माप, अल्पांश, लकीर इतना---न रेखामात्रमपि व्यतीय 

रघ० १॥१७ 3. पंक्ति, परास, लकीर, श्रेणी 

4, आलेखन, रूपरेखा, चित्रांकन लावण्यं रेखया 
किचिदन्वितं -श० ६१४ 5. भारतीय ज्योतिषियों 
की प्रथम याम्योत्तर रेखा जो लंका से उज्जन होते 
हुए मेरु पवेत तक खिची हुई हूं 6. पूृ्णता, सन्‍्तोष 
7. घोखा, जालसाजी । सम० -- अंध्षः रेखांश, द्राधिमांश 
के घात, देशान्तरीय घात,-- अन्तरम्‌ प्रथम याम्योत्तर 
रेखा से पूवं या पश्चिम की दूरी, किसी स्थान का 
देशान्तर,---आकार (वि०) परम्परा प्राप्त, रेखामय 
घारीदार,-- गणितम्‌ ज्याभिति । 


रेच दे० 'रेचक । 
रेचक (वि०) (स्त्री०-चिका) [रेचयति रिच-+-णिच्‌ 
+ण्वल] . रिक्त करने वाला, निर्मेल करने वाला 
2. दस्तावर, मलय्यन (मल को ढीला करने वाला) 
3. फंफड़ों को खाली करने वाला, श्वास को बाहर 
निकालना 
बहि:श्वसन, निःश्वसन विशेष कर एक नथने से 
(विप० पूरक अर्थात्‌ अन्तः इवसन, सांस अन्दर ले 
जाना और कुम्भक, द्वास को जहां का तहाँ रोकना) 
2. वस्तियन्त्र या पिचकारी जवाखार, शोरा 
कम्‌ दस्तावर, विरेचन । हे 


( ८६२ ) 


रेचनम,-ना [रिच-ल्यूट| . रिक्त करना 2. घटाना 
कम करना 3. श्वास बाहर निकालना 4. निर्मल 
करना 5. मल बाहर निकालना । 

रेखित (वि०) [रिच+णिच्‌--क्त] रिताया गया, साफ 
किया गया,-- तम्‌ घोड़े को दुलकी चाल । 

रेणुः (पं०, स्त्री०) [रीयतेः णः नित्‌ | . घूल, धूलकण, 
रेत जादि---तुरगखरहतस्तथा हि रेण:-श० १॥३१ 
2. पराग, पुष्परज । 

रेणका [रेण--क-क-+टठाप्‌े) जमदग्नि की पत्नी तथा 
परशुराम की माता--दे० जमदग्नि । 

रेतस (नपुं०) [री+-असुन्‌, तुटू च] वीय, धातु । 

रेप (वि०) [ रेप+घजञा ] !. तिरस्करणीय, नीच, अधम 
2. ऋर, निष्ठर । 

रेफ (वि०) [ रिफ्‌ू--अच्‌ ] नीच, कमीना, तिरस्करणीय 
--फः . कर्कश ध्वनि, गड़गड़ध्वनि 2. “र वण 
3. प्रणयोन्‍्माद, अनुराग । 

रेवट: [ रेब॒+अटचू ] 4. सूअर 2. बाँस की छड़ी 
3. बवेंडर । 

रेबतः | रेव+-अतच | नींब का पेड़ । 


रेवती [ रेवत--डछीष्‌ ] . सत्ताइसवां नक्षत्रपंज जिसमें 
बत्तीस तारे होते हँँ2. बलराम की पत्नी का नाम 
>-शि० २।१६। 

रेवा | रेव- अच + टाप्‌ ] नमंदा नदी का नाम,--रेवा- 
रोधसि वेतसीतरुतले चेतः समत्कण्ठते--काव्य० १, 
रघ० ६।४३, मेघ० १९ । 

रेष (भ्वा० आ० रेषते, रेषित) . दहाड़ना, हृह करना 
किलकिलाना 2. हिनहिनाना 

रेषणम, रेषा [ रेष-/ ल्यट, रेष--अ--टाप ] दहाड़ना 
हिनहिनाना । 

र (पूं०) | राते: डे: ] (कतु० रा: रायौ राय:) दौलत, 
सम्पत्ति, धन । 

रंवबतः, रेबतकः [ रेवत्या अ रो देश:--खेती -|+- अण्‌ -- रवत 
-+कन्‌ ] द्वारका के निकट विद्यमान पहाड़, (इस 
पहाड़ के विवरण के लिए दे०, शि० ४) । 

रोकम्‌ [ रु-कन्‌ | . छिद्र 2. नाव, जहाज़ 3. हिलता 
हुआ, लहराता हुआ । 

रोगः [ रुज्‌---घव्म ] रुजा, बीमारी, व्याधि, मनोव्यथा 
या आधि, अशक्तता - संतापयन्ति कमपथ्यभजं न 
रोगा:--हि० ३।११७, भोग रोगभयम्‌ -- भतें ० ३।३५, 
सम ० --आयतनम॒ दशरोर,--आतें (वि०) रोगग्रस्त 
बीमार,-- शान्तिः (स्त्री०) रोग का उपशमन या 
चिकित्सा,-- हर (वि०) चिकित्सापरक (-रम्‌) 
ओऔषधि,---हारिन्‌ (वि०) चिकित्साविषयक, (-पृं० ) 
वद्य, डाक्टर । 

रोचक (वि०) [ रुच+ण्वल | . सुखद, रुचिकर 2. भूख 


बढ़ाने वाला, क्षधोत्तजक,---कस्‌ . भख 2. मन्दाग्नि 
को दूर करने वाली कोई पुष्टि कारक औषधि उद्दी- 
पक, पौष्टिक 3. काँच की चड़ियाँ या अन्य बनावटी 
आभूषण बनाने वाला । 

रोचन (वि०) (स्त्री०--ना,--नी ) [ रुच्‌-+-ल्य ट, रोच- : 
यति वा) . प्रकाश करने वाला, रोशनी करने वाला 
जगमगा देने वाला 2. उज्ज्वल, शानदार, सब्दर, प्रिय 
सुहावना, रुचिकर- भट्ठटि० ६।७३ 3. क्षघावर्धक 
--नः भूख बढ़ाने वाली ओषधि,-नम्‌ उज्ज्वल 
आकाश, अन्तरिक्ष । 

रोचना [ रोचन-+-टाप्‌ |] . उज्ज्वल आकाझ, अन्तरिक्ष 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार का पीलारंग --गो रोचना 
रघु० ६६५, १७।२४, शि० ११॥५१। 

रोचमान (वि०) [ रुच---शानच्‌ ] 4. चमकदार, उज्ज्वल 
2: प्रिय, सुन्दर, मनोहर,--नम्‌ घोड़े की गर्दन के 
बालों का गच्छा । 


रोचिष्ण (वि०) | रुच--इ८्णच्‌ ] . उज्ज्वल, चमकीला, 
चमकदार, देदीप्यमान 2. छल-छवीला, भडकीले 
कपड़ों वाला, प्रफललवदन 3. क्षधावधेक । 

रोचिस्‌ (नपुं०) [ रुचे: इसि: | प्रकाश, आभा, उज्ज्वलता, 
ज्वाला -शि० १।५ | 

रोदनम्‌ [ रुद-ल्युट ] . रोना, दे० रुदन 2. आंसू । 

रोदस (नपुं०) (स्त्री० द्वि० व०--रोदसी) |[ रुद 
+असुन्‌ | आकाश और पशथ्वी--रवः श्रवणभरव 
स्थगितरोदसीकन्दर:-वेणी ० ३।२, वेदान्तेषु यमाहुरेक- 
पुरुष व्याप्य स्थितं रोदसी-विक्रम० १।१, शि० ८।१५। 

रोध: [ रुघू-- घञ् | 4. रोकना, पकड़ना, रुकावट डालना 
“>-'शि० १०।८९ 2. अवरोध, ठहराना, बाधा, रोक 
प्रतिषंध, दबाना--शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे 
“शी० ७।३२, उपलरोध--कि० ५।१५, याज्ञ० 
२।२२० 3. बन्द करना, रोकना, नाकेबंदी करना 
घेरा डालना--प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी--रघु्‌ ० 
१९१॥५२ + बांध । 


रोधनः [रुघ- ल्यट | बधग्रह,---नम ठहराना, रोकना, बन्दी 
बनाना, नियंत्रण, रोक थाम । 

रोधस (नपुं०) [रुघधू--असुन] !. तट, पुश्ता, बाँध-गडगा 
रोधःपतनकलषा गहणतीव प्रसादम- विक्रम० १।८ 
रघ० ५।४२, मेघ० ५१ 2. किनारा, ऊंचा तट-रघ ० 
८।२३। सम०-चक्रा, - बती . नदी 2. वेग से 
बहने वाली नदी । 

रोध्रः [र्ध्‌- रन | एक प्रकार का वक्ष, लोध्रवक्ष,- श्रः, 
-- प्रेम पाप,-- क्रम अपराध, क्षति । 

रोपः [रुह--णिच --अच, हस्य पः]| . उगाना, बोना 
2, पोंघ लगाना 3, बाण-शि० १९।१२० 4. छिद्र 
गह्नर । 


( 


रोपणम [रुह---णिच--ल्यट हस्य पः] !. सीधा खड़ा 
करना, जमाना, उठाना 2. पौध लगाना 3. स्वस्थ 
होना, 4. (व्रण आदि पर ) स्वास्थ्यप्रद औषध का 
प्रयोग । 
रोमकः [रोमन्‌--कन्‌ ] . रोम नाम का नगर 2. रोम- 
वासी, रोम नगर का निवासी (ब० व० में)। सम० 
पत्तनम रोम नगर, - सिद्धान्त: पाँच मुख्य सिद्धान्तों 
में से एक (रोमवासियों से प्राप्त होने के कारण ही 
संभवतः इसका यह नाम पड़ा) । 


रोमन्‌ (नपुं०) [रु-+मनिन्‌ ] मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं 
के शरीर पर होने वाले बाल, विशेषतः, छोटे-छोटे 
बाल, कड़े बाल--मनु० ४॥१४४, ८।११६। सम० 
-> अडकः बाल का चिह्तन,-बिशभ्रती श्वेतरोमाइकम्‌ 
--रघ० १।८३,--अज्चः (हर्षातिरेक, बिभीषिका या 
'आदचये आदि में) पुलक, रोंगट खड़े होना - हर्षाद्भू- 
तभयादिषम्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया--सा० द० १६७, 
-अडज्चित (वि०) हुए के कारण पुलकित,--अन्तः 
हथेली की पीठ पर के बाल, - आली,--आवलि:, 
- लो (स्त्री०) रोमों की पंक्ति जो पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर को गई हो--शिखा धूमस्येयं परिण- 
मति रोमावलिवपु:-काव्य ० १०, दे० “रोमराजि' भी, 
““उद्गसः,--उदझ्भदः (शरीर पर) बालों का खड़ा 
होना, पुलक, रोमांच -क॒ु० ७।७७, - कपः, - पम, 
- गतेंः, चमड़ी के ऊपर के छिद्र जिनमें रोम उगे हों 
लोमछिद्र, - केशरम्‌,-- केसरम्‌ मरछल, चंवर,-पुलक 
रोगट खड़े होना, हर्षातिरेक--चोर० ३४, - भूमि 
बालों का स्थान अर्थात्‌ खाल, चमड़ी,--रन्ध्रम रोम- 
कप, राजिः,--जी,--लता (स्त्री०) पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर रोमावली - रराज तन्वी नवरो (लो)- 
मराजि:--कु० १।३८, शि० ९॥।२२,--विकारः, 
>>विक्रिया,--विभेदः पुलक, रोमांच,--कि० ९।४६, 
कु० ५।१०, - हब: बालों या रोंगटों का खड़े होना; 
पुलक - वेपथश्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते--भग० 
१।२९, - हषण (वि०) पुलक या रोमांच करने वाला 
रोंगटे खड़े कर देने वाला, विस्मयोत्पादक--एतानि 
खल स्वेभूतरो (लो) महषंणानि --उत्तर० २, संवाद- 
मिममश्रोषमदभतं रोमहपंणगम ---भग ० १८।७४ (-ण:) 
सूृत का नामान्तर, व्यास का एक शिष्य जिसने 
शोौनकम्‌नि को कई पुराण सुनाये थे, (-णम) शरीर 
पर रॉोगट खड़े होता, पुलक । 


रोमन्थ: [रोगं मध्ताति---मन्थू--अणू, पषो० गलोप: | 
. जुगाली करना, खाय हुए घास को चरण करना 
छायाबद्धकदम्बक॑ म॒गकुल रोमन्थमम्यस्यतु --श०२।८ 
2. (अतः) लगातार पिष्टपेषण । 

रोमश (वि०) [रोमाणि सनन्‍्त्यस्य श] बालों वाला, बहुत 


८६३ ) 


से रोओं से यकत, पशमदार या ऊर्णामय,--शः | भड़ 
मेंढा 2. कुत्ता, सूअर । 

रोरुदा [ रुद--यडः-- अ--टाप] प्रचंडक्रंदन, अत्यन्त विलाप 
-- लठयन सशोको भविरो रुदावान्‌-- भद्ठि ० ३।३२। 

रोलम्ब: [रो--लम्ब्‌ू-|-अच ] भौंरा-- तस्या रोलम्बावली 
केशजालं -- दद्व०, भामि० १।११८ । 

रोष: [रुष्‌ ---घछ्ण_] क्रोध, कोप, गुस्सा- रोषो४पि निर्मेल- 
धियां रमणीय एवं - भामि० १।७१, ४४। 

रोषण (वि०) (स्त्री ०-णी) [रुष--यच्‌| क्रोधी: चिड़- 
चिड़ा, गस्सेल, आवेशी,- णः . कसौटी 2. पारा 
3. बंजर पड़ी हुई रिहाली ज़मीन । 

रोह: [रुह --अच | . उठान, ऊँचाई, गहराई 2. किसी 
चीज़ का ऊपर उठाना (जैसे कि एक छोटी संख्या 
को बड़ी संख्या बनाना) 3. वृद्धि, विकास (आल० ) 
4. कली, बोर, अंकुर । 

रोहण: [रूह +ल्यद |] लंका के एक पहाड़ का नाम,--णम््‌ 
सवार होने, सवारी करने, चढ़ने और स्वस्थ होने 
की क्रिया। सम०-- द्रमः, चन्दन का पेड़ । 

रोहन्तः [रुहेः झच | वक्ष,-- ती लता । 

रोहिः [रुह +इन्‌ | !. एक प्रकार का हरिण 2. धामिक 
पुरुष 3. वक्ष 4. बीज । 

रोहिणी [ रुह --इनन्‌ +- छीष्‌ ] 4. लाल रंग की गाय 
2. गाय--शि० १२।४० 3. चौथा नक्षत्रपुंज (जिसमें 
पाँच तारे हैं) जिसकी आकृति “गाड़ी की हैं, दक्ष 
की एक पुत्री जो चन्द्रमा की अत्यन्त प्रिय संगभिनी 
है--उपरागान्ते शशिनः समपगता रोहिणी योगम्‌ 
- शै० ७॥२२ 4. वसुदेव को एक पत्नी तथा बलराम 
की माता का नाम 5. तरण कन्या जिसे अभी रजोधमे 
होना आरंभ हुआ हूँ - नववर्षा च रोहिणी 6. बिजली । 
सम ० - पति:,--प्रियः,-- वल्लभः-- रसमण: . सांड 
2. चन्द्रमा,-- शकटः गाड़ी की आकृति का रोहिणी 
नक्षत्रपुं॑ं-रोहिणी शकटमकंनन्दनव्चोद्धिनत्ति रुधिरो- 
अथवा शशी-- पंच० १।२१३ (>-वराहु० ४७।१४) । 

रोहित (वि०) (स्त्री० रोहिणो, रोहिता) [रुहेः इतन 
रइच लो वा। लाल, लारूरंग का,---त: !. लाल रग 
2. लोमडी 3. एक प्रकार का हरिण 4. मछली को 
एक जाति, तम्‌ व. रुधिर 2. जाफरान, केसर। 
सम० - अश्वः अग्नि । 

रोहिषः [रुह +इषन्‌ | . एक प्रकार की मछली 2. एक 
प्रकार का हरिण । 

रोक्ष्यम [रूक्ष ---ष्यञ्य] !. कठोरता, सूखापन, अनुपजा- 
ऊपन 2. खरदुरापन, ककंशता, क्र्रता- प्रतिषंधरो 
क्ष्य्म - रघ० ५।५८, निदेश” १४।५८ । 

रोद (वि०) (स्त्री०-द्रा, द्वी ) [रुद्र+अण्‌ | ॥. 'रुद्र जंसा 
प्रचंड, चिड़मिड़ा, गुस्सेल 2. भीषण, बबेर, भयानक, 


( <६४ ) 


जंगली,--द्र: . रुद्र का उपासक 2. गर्मी, उत्कण्ठा, भयानक 3. जालसाज्ञी से भरा हुआ, बेईमान,--वः 
सरगर्मी, जोश, मनन्‍्यू या भीषणता का मनोभाव - दे० . बबर 2. एक नरक का नाम-मनु ० ४॥८८ । 
सा० द० २३२ या काव्य० ४,- द्रम . क्रीध, कोप | रोहिणः [रोहिण-+-अण्‌ | . चन्दन का वक्ष 2. वटवृक्ष । 
2. उग्रता, भीषणता, बरबेरता 3. गर्मी, उष्णता, | रौहिणेयः [रोहिणी--ढक्‌] 4. बछड़ा 2. बलराम का 
सूयताप । नामांतर 3. बृघग्रह,-- यम्‌ पन्ना, मरकतमणि । 
रोप्य (वि०) [रूप्प--अण | चाँदी का बना हुआ, चाँदी, | रोहिष (पुं०) एक प्रकार का हरिण। 
चाँदो जंसा,--प्यम चाँदी । रोहिष:ः [रुह +टिपच्‌, धातोइच वृद्धि:] दे० 'रोहिष ,-षम्‌ 
रौरव (वि० (स्त्री ०-वी) [रुरु--अण्‌] . 'रुरः मृग की एक प्रकार का घास । 
खाल का बना हुआ--रघु० ३॥३१ 2. डरावना 


करन +«शुरगक्ाकादा2/००- मु न्पक मजकरर " 'िरम +तथमा... 2७ .-गल...-2००३.... हद 2०-57 ीडते+ 


[ली-|-ड] (. इन्द्र का विशेषण 2. (छन्द० में) लघ मत्कुक्षेरय. भोजनम--रघ्‌ु० १५।१८, उप--, 


हृस्व मात्रा 3. पाणिनि द्वारा प्रयक्‍्त (दस लकारों के 
लिए ) परिभाषिक शब्द, जो दस काल तथा अवस्थाओं 
को प्रकट करते हैं । 

(चुरा० उभ० लाकयति-- ते ) . स्वाद लेना 2. प्राप्त 
करना । 


लक: [लक-[- अच | . मस्तक 2. जंगली चावलों की 


बाल । 


लकचः:, लकुचः [लक्‌--अचन्‌, उचन वा| बड॒हर का पेड़, 


--चम्‌ बडहर का फल । 


लक॒टः [लक-- उटन्‌ | मदगर, सोटा । 
लक्तकः: [लक--क्त +-कन्‌, रक्त--क-+-क, रस्य लत्व वा | 


. लाख, महावर 2. चिथडा, जी्ण कपड़ा । 


लक्तिका [लक्तक--टापू, इत्वम| छिपकली । 
लक्ष ] (म्वा० आ० लक्षते, लक्षित) प्रत्यक्ष करना, 


समझना, अवलोकन करना, देखना । 

] (चुरा० उभ० लक्षयति -ते, लक्षित) . देखना, 
अवलोकन करनां, निरखना, ज्ञात करना, प्रत्यक्ष 
करना--आयेपुत्र: शन्‍्यहृदय इव लक्ष्यते-- विक्रम० 
२, रघृ० ९॥७२, १६।७ 2. चिह्न लगाना, प्रकट 
करना, चरित्रचित्रण करना, संकेत करना - सब भूत- 
प्रसूतिहि बीजलक्षणलक्षिता --मनु० ९।३५ 3. परि- 
भाषा करना--इंदानीं कारण लक्षयति---आदि 
4, गोण रूप से संकेत करना, गौण अर्थ में सार्थक 
करना -यथा गंगा शब्द: स्रोतसि सबाघ इति तट 
लक्षयति तद्त यदि तटठेपि सबाघ: स्यात्तत्प्रयोजनं 
लक्षयत्‌ -काब्य० २, अत्र गोशब्दों वाहीकाथ लक्षयति 
+सा० द० २ 5. लक्ष्ष करना 6. खयारल करना 
आदर करना, सोचना, अभि -, अंकित करना, देखना, 
आ--, देखना, प्रत्यक्ष करना, अवलोकन करना--- 
आलक्ष्य दन्तमकुलानू-श० ७।१७, नातिपर्याप्तमालक्ष्य 


. देखता, अवलोकन करना, निगाह डालना, अंकित 
करना, -- सम्यगपलक्षितं भवत्या--श० ३ 2. अंकित 
करना, चिह्न लगाना-व्याज़्० १।३०, २॥१५१ 
3. प्रकट करना, मनोनीत करना 4. अतिरिक्त उप- 
लक्षित होना, वस्तुतः अभिव्यक्त की अपेक्षा अधिक 
सम्मिलित करना--नक्षत्रशब्देन ज्योति:ःशास्त्रमप- 
लक्ष्तते - मन॒० ३।१६२ पर कुल्लू० 5. मनन करता 
विचारकोटि में लाना 6. खयारल करना, मानना 
बि--, ,. अवलोकन करना, ध्यान देना, देखना 
2, चरित्रचित्रण करना, अन्तर प्रकट करना 3. व्याकुल 
होना, चकित होना, घबरा जाना--निर्व्यापारबिल- 
क्षितानि सानत्वव बलानि--उत्तर ० ६, सम--, !. अव- 
लोकन करना, प्रत्यक्ष करना, देखना, ध्यान देना 
--आदइचयदशनः संलक्ष्तेीे मनष्यलोकः, -श० ७, 
संलक्ष्यते न छिदुरोषपि हारः---रघ्‌० १६।९२, ध्यान 
नहीं दिया जाता या ज्ञात नहीं होता ८४२ 
2. परीक्षण करना, सिद्ध करना, निर्धारित करना 
>हैम्न: संलक्ष्यते ह्ाग्नौ विशुद्धि: श्यामिका5पि वा 
--रघ० १११० 3. सुनना, जानना, समझना 
8, चरित्रचित्रण करना, भंद बताता । 


लक्षम्‌ [लक्ष--अच्‌ | . सौ हजार (इस अर्थ में पुं० भी) 


-इच्छति शती सहस््नं सहस्नी लक्षमीहते--सुभा ०, त्रयो 
लक्षास्तु विज्ञेया:--याज्ञ. ३।१०२ 2. चिह्न, चाँदमारी 
लक्ष्य, निशाना-प्रत्यक्षददाकाशे लक्षे बध्वा--मुद्रा ० १ 
3. निश्ञान, निशानी, चिह्न 4. दिखावा, बहाना, जाल- 
साज़ी, छद्मवेशं, जसा कि लक्षसुप्त: में 'झूठमृठ सोया 
हुआ । सम ०-अधीश: लाखों की सम्पत्ति का स्वामी । 

(वि०) [लक्ष-+-ग्वल | अप्रत्यक्षरूप से सूचित करन 
वाला, गौण रूप से अभिव्यक्त करने वाला,--कम्‌ 
सो हजार, एक लाख । 


( ८६५ ) 


लक्षणम्‌ | लक्ष्यतेध्नेन-लक्ष्‌ करणे ल्यट | . चिह्न, निशानी 


निशान, संकेत, विशेषता, भेद बोघक चिह्न,-वघ्ृदुकलं 
कलहंसलक्षणम्‌--कु० ५१०७, अनारंभो हि कार्याणां 
प्रथमं बद्धिलक्षणम्‌ -- सुभा० अव्याक्षेपो भविध्यन्त्या 
कार्यसिद्धहि लक्षणम-रघ्‌ ० १०।६, १९।४७, गर्भलक्षण 
--श० ५, पुरुफ्ठक्षणम्‌, वीयवत्ता का चिह्न या पुस्त्व- 
द्योतक इन्द्रिय 2. (रोग का) लक्षण 3. विशेषण, 
खूबी 4. परिभाषा, यथार्थ वर्णन 5. शरीर पर भाग्य- 
सूचक चिह्न (यह गिनती में ३२ हैं )-द्वात्रिशल्लक्ष णो- 
पेत: 6. (शुभाशुभ भाग्य का सूचक ) शरीर पर बना 
कोई चिह्न + क्‍्व तद्विधस्त्वं क्‍्व च पुण्यलक्षणा--कु ० 
५।३७, क्लेशावहा भर्तरलक्षणाहम--रघ ० १४।५ 
7. नाम, पद, अभिधान (प्रायः समास के अन्त में) 
-विदिशालुक्षणां राजधानीम्‌-मेघ ० २५, न ० २२।४१ 
8. श्रेष्ठता उत्क्ष, अच्छाई जसा कि “आहितलक्षण 
-रघ ० ६१७१ में (यहाँ मल्लि० इस शब्द का अनवाद 
करता हूं 'प्रस्यातगण और अमर० का उद्धरण--गण 
प्रतीती तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ-देता है) 9. उहंश्य, 
क्रियाक्षेत्र या लक्ष्य, ध्यय 40. (कर आदि का ) निश्चित 
भाव-मन ० ८।४०५ ॥, रूप, प्रकार प्रकृति 2. क॒तं- 
व्यनिर्वाह, कार्य प्रणाली 3. कारण, हेतु 4. सिर, शीर्षक, 
विषय 5. बहाना, छद्मवेश (--लक्ष ) -प्रसुप्तलक्षण 
--म।० ७,-ण: सारस,-णा व. उद्ृश्य, घ्यय 2. (अलं० 
में) शब्द का परोक्षप्रयोग या गौण सार्थकता, शब्द की 
एक शक्ति, इसकी परिभाषा इस प्रकार हैं :-मख्यार्थ- 
वाध॑ तद्योगे रूढितोथध्यप्रयोजनात, अन्योथ्थों लक्ष्यते 
यत्सा लक्षणारोपित क्रिया:--काव्य ० २, दे० सा० द० 
१३ भी 3. हंस। सम० - अन्वित (बवि०) शुभलक्षणों 
से यूवत,-ज्ञ (वि०) (शरीर पर विद्यमान) चिह्नों की 
व्याख्या करने में सक्षम,--अ्रष्ट (बवि०) अभागा, 
दुरभाग्यग्रस्त, -- लक्षणा-- जहल्लक्षणा, दे ०,--संनिषात: 
दाग लगाना, कलंकित करना । 


लक्षण्य (वि०) [ लक्षण-यत्‌ ] . चिह्न का काम देते 


वाला 2. अच्छे लक्षणों से यक्‍त । 


लक्षशस्‌ (अव्य०) [ लक्ष -शस्‌ ] छाख-लाख करके अर्थात्‌ 


बडी संख्या में । 


लक्षित (भू० क० क्ृ०) [लक्ष--क्त] 4. दुष्ट, अवलोकित 


चिहित, निगाह डाली गई 2. प्रकट किया गया, 
सकेतित 3. चरित्रचित्रित, चिह्नित, अन्तर बताया गया 
4, परिभाषित 5. उद्दिष्ट 6, परोक्ष रूप से अभिव्यक्त 
संकेतित, इशारा किया गया 7. पूछताछ की गई 
परी क्षित । 


लक्ष्मण (वि०) [ लक्ष्मनन्‌ --अण, न वृद्धि: | ।. चिह्नों से 


युक्त 2. शुभलक्षणों से युक्त, सोभाग्यशाली, अच्छी 
किस्मत वाला 3. समद्धिशाली, फलता-फलता --ण 


९०९ 


8, सारस 2. सुमित्रा नामक पत्नी से उत्पन्न दशरथ 
का एक पुत्र (बचपन से ही लक्ष्मण राम में इतना 
अधिक अनु रक्त था कि वह उसकी वनयात्रा मं जाने 
को तेयार हो गया । राम के चोदह वर्ष के निर्वासन 
काल में घटित घटनाओं में लक्ष्मण का बड़ा हाथ था। 
लड्भा के युद्ध में उसने कई बलवान्‌ राक्षसों को, विशेष 
कर रावण के पुत्रों में अत्यंत शवित॒शाली मेघनाद को 
मार डाला। सबसे पहले तो स्वयं लक्ष्मण ही मेघनांद 
की शक्ति का शिकार हुआ, परन्तु हनुमान्‌ द्वारा लाई 
गई संजीवन बूटी के उपयोग से सुषेण वद्य ने उसे फिर 
जीवित कर दिया । एक दिन काल साघ के वेश 
राम के पास आया और कहा कि “जो कोई उनको 
एकान्त में वार्तालाप करते हुए कभी देख ले तो तुरन्त 
उसका परित्याग किया जाना चाहिए” यह बात मान 
ली गई। एक बार लक्ष्मण ने राम व सीता की 
एकान्तता में भंग डाल दिया, फलत: लक्ष्मण ने अपने 
भाई राम के बचन को स्वयं सरय में छलांग लूगा कर 
सत्य सिद्ध करके दिखा दिया (दे० रघ० १५।९२-५, 
उस का विवाह ऊमिला से हुआ, तथा अंगद और चन्द्र 
केतु नामक दो पुत्र हुए), --णा हंसिनी,-णम्‌ . नाम 
अभिधान 2. चिह्न, संकेत, निशानी। सम०--प्रसूः 
लक्ष्मण की माता सुमित्रा । 


लक्ष्मन्‌ (पुं०) [ लक्ष-मनिन | 7. चिह्न, निशान, 
निशानी, विशेषता --शि० ११।३०, कि० ११॥२८, 
१४।६४, रघ० १०।३० कु० ७।४३ 2. चित्ती, धब्बा 
-मलिनमपि हिमांशोलेंक्ष्म लक्ष्मी तनोति--श० १।२० 
मा० ९।२५ 3. परिभाषा - पूं० . सारस पक्षी 
2. लक्ष्मण का नामान्तर । 


लक्ष्मी: (स्त्री०) [ लक्ष--ई, मुद-च | . सौभाग्य 
समद्धि, घनदौलत --सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌- 
कि० ८।१८, तणमिव लघ्लक्ष्मीनंव तान्‌ संरुणद्धि 
-- भतं० २।१७ 2. सोभाग्य, अच्छी किस्मत 3. सफलता, 
संम्पन्तता ->उत्तर० २।१८ 4. सौन्दय, प्रियता 
अनुग्रहा लावण्य, आभा, कान्ति--मलिनमपि हिमांशों 
लेक्ष्म लक्ष्मीं तनोति -श० १।२०, मा० ९२५, 
५।३९, ५२, ९।२, कु० २३।४९ 5. सौभाग्यदेवी 
समद्धि, सोन्दय, लक्ष्मी विष्ण की पत्नी मानी जाती 
है (देवासुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए समद्रमंथन 
किये जाने पर अन्य मल्यवान्‌ रत्नों के साथ लक्ष्मी 
भी समद्र से निकली )-हयं गेहे लक्ष्मी: -- उत्तर० १३८ 
राजकीय या प्रभशक्ति, उपनिवेश, राज्य (यह बहुघा 
रानी की सपत्नो के रूप में मानी जाती है, और 
राजा की रानी के रूप में इसका मूतवर्णन किया 
जाता है])--तामेकभार्या परिवादभीरो: साध्वीमपि 
त्यक्तवतो नपस्य, वक्षस्यसंघट्सुखं वसन्‍्ती रेजे सपत्नी- 


( “६६ ) 


रहितेव लक्ष्मी:--रघ० १४।८६, १२।२६ 7. नायक 
की पत्नी 8. मोती 9. हल्‍दी | सम०--ईशः ॥. विष्ण 
का विशेषण 2. आम का वक्ष 3. समद्ध या भाग्य- 
शाली पुरुष,--कान्तः . विष्णु का विशेषण 2. राजा 
>-गहम्‌ लाल कमल का फल, - ताल: एक प्रकार का 
ताड़ का वक्ष,--नाथ: विष्ण का विशेषण,--पति 
. विष्ण का विशेषण, 2. राजा --विहाय लक्ष्मीपति 
लक्ष्म कार्मकम्‌ - कि० १।४४ 3. सुपारी का पेड़ 
लौंग का वृक्ष,---पुत्र: . घोड़ा 2. कामदेव का नामा- 
न्तर,--पुष्प: लाल,-- पूजनम्‌ लक्ष्मी के पूजा करन का 
कृत्य (दुलहन को विवाह करके घर लाने के १दचात्‌ 
दुल्हें द्वारा दुलहहन के साथ मिलकर किया जाने 
वाला अनुष्ठान) ,- पूजा कातिकमास की अमावस्या 
के दिन किया जाने वाला लक्ष्मीपूजन- (मुख्य रूप से 
और व्यापारियों के द्वारा - जिनका कि 
वर्ष, आज के दिन समाप्त होकर नया वर्ष 
आरम्भ होता ह),-- फल: बिल्व वक्ष,--रमणः विष्ण 
का विशेषण,--वसति:ः (स्त्री०) “लक्ष्मी का निवास 
लाल कमल का फूल, - बारः बृहस्पतिवार, - वैष्ट: 
तारपीन,--सखः लक्ष्मी की कृपा का पात्र,--सहज:, 
--सहोदर? चन्द्रमा के विशेषण । 
लक्ष्मोवत्‌ (वि०) [ लक्ष्मी --मतृप, वत्वम ] . सोभाग्य- 
शाली, किस्मत वाला, अच्छे भाग्य वाला 2. दोलत- 
मंद, घनवान, समद्विशाली 3. मनोहर, प्रिय, 
सुन्दर । 


लक्ष्य (सं० कृ०) [ लक्ष--ण्यत्‌ |] . देखने के योग्य, 
अक्लोकन करने योग्य, दृश्य, अवेक्षणीय, प्रत्यक्ष 
जानने के योग्य -दुलक्ष्यचिह्लना। महतां हि वृत्ति:-कि० 
१७।२३ 2. संकेतित या अभिज्नेय. (करण० के साथ 
या समास में )--दृूराल्‍लक्ष्य सुरपतिघनुशचारुणा तोर- 
णेन--मेघ ० ७५, प्रवेपमानाधरलक्ष्यकोपया -कु० ५। 
७४, रघृु० ४।५, जादठउ3ै:ज्ञातव्य या प्राप्य, सुराग 
लगाने योग्य--कु० ५१७२, ८१ 4. चिह्नित या 
चित्रित किया जाना 5. परिभाषा के योग्य 6. उद्धिष्ट 
किय जाने योग्य 7. अभिव्यक्त किया जाना या परोक्ष 
रूप से प्रकट किया जाना 8. खयाल किय जाने योग्य 
चिन्तनीय, --क्षयष्म !. उद्देश्य, निशाना, चिह्न 
चांदमारी; उददिष्ट चिह्न, (आलं० से भी) 
--उत्कषं: स॒ च धन्विनां यदिषवः सिधघ्यन्ति 
लक्ष्य चले--श० २॥५, दृष्टि लक्ष्येष बध्नन 
मुद्रा १९२, रघ्‌ ० ९।६१, ६। ९ ९ ९५॥६७ कु ० २३। ४, 
६४, ५॥४९ 2. निशान, निशानी 3. वस्तु जिसकी 
परिभाषा को गई हू (विप० लक्षण )--लक्ष्यकदेशे 
लक्षणस्यावतेनमव्याप्तिः:--तकं ० 4. परोक्ष या गौण 
अर्थ जो लक्षणा शक्ति से प्रतीत हों, - वाच्यलक्ष्यव्यं- 


ग्या अर्था:--काव्य ० २ 5. बहाना, झूठमूठ, छद्यवेश 
>-ददानीं परोक्षे कि लक्ष्यसुप्तमत परसाथसुप्त- 
मिंदं द्वयं - मच्छ० ३, ३॥१८, कन्दर्प प्रवणमना 
सखीसिसिक्षालक्ष्यण प्रतियवमञजलि चकार--शिठ 
८।२५, रघ० ६।५८ 6. लाख, सौ हजार। सम० 
--फक्रम (बि०) घ्वनि आदि अर्थ जिसकी प्रणाली 
(गौणरूप से ) प्रत्यक्षतेय ह,--भेद:,-- वैध: निशाना 
लगाना---कि० ३।२७,--सुप्त (धि०) झूठम्‌ठ सोया 
हुआ,-- हन (धि०) निशाना मारने वाला, (१०) 


बाण, तीर । 
लख, लडख (म्वा० पर० लखति, लडखति ) जाना, हिलना 


जदना । 


लग्‌ । (म्वा० पर० लगति, लग्त) . लग जाना, दढ़ 


रहना, चिफ्कना, जड़ जाना- श्यामांथ हंसस्य करा- 
नवाप्तेमन्दाक्षक॒क्ष्या लगति सम पर्चात--न ० ३।८ 
गमनसमय कण्ठ लग्ता निरुष्य मामू--मा० ३॥२ 
2. स्पर्श करना, संपक्क में आना--कर्ण लूगति चान्यस्य 
प्राणरन्‍्यों वियज्यते--पंच० १।३०५, यथा यथा 
लगति शीतवात:--मृच्छ ०, ५।११ 3. स्पर्श करना, 
प्रभावित करना, लक्ष्य स्थान तक जाना--विदितेडगिते 
हि पुर एव जने सपदीरिताः: खलू लगन्ति गिर 
--शि० ९॥६९ 4. मिल जाना, सम्मिलित होना 
(रेखा आदि) काटना 5. ध्यानपूवंक अनुसरण करना 
अनघटित होना, बाद में घदित होना,--अनावष्टि 
संपय्यते लग्ना--पंच० १ 6. नियक्त करना, अटकाना 
(किसी को) घन्धे में लगाना--तत्र दिनानि कति 
चिल्लगिष्यन्ति--पंच ० ४, 'मझे कुछ दिन वहाँ लग 
जायंगे, अब--, जुड़ जाना, चिपके जाना-रघु० 
१६।६८, आ--, जमे रहना,--काव्या० ३।५०, 
दि --,चिपकना, लग जाना, जड़ जाना । 

!] (चुरा० उभ०>-लागयति-ते ) ॥. स्वाद लेना 
2. प्राप्त करता । 


लगड (वि०) [लग्‌-+-अलचू, डलयो: ऐक्यात ड:] प्रिय, 


मनोहर, सुन्दर । 


लगित (भू० क० क्ृ०) [लग्‌+क्त] 4. जुड़ा हुआ, 


चिपका हुआ 2. संबद्ध, अनुसक्त 3. प्राप्त, उपलब्ध । 


लगड़, खूग्रः, खगुलः [लग्‌--उलच्‌, पक्ष लस्य ड:, र 


वा | मदगर, छड़ी, लाठी, सोटा । 


लग्न (भ० क० कृ०) [लग्‌--क्त] . जड़ा हुआ, चिपका 


हुआ, सटा हुआ, दृढ़ थामा हुआ--लताविटपे एका- 
वली लग्ना--विक्रम० १ 2. स्पर्श करना, संपर्क में 
आना 3. अनुषक्त, संबद्ध 4. चिपटा हुआ, जुड़ा हुआ, 
साथ लगा हुआ 5. कादना, (रेखा आदि का) 
मिलाना 6. ध्यानपृ्वकं अनसरण करना, आसन्‍्न या 
निकटवर्ती 7. व्यस्त, काम में रूगा हुआ 8. शुभ 


( ८६७ ) 


(दे० लग) ,--ग्नः . भाट, चारण 2. मदोन्मत्त हाथी, 
>ग्नम्‌ . संपर्क बिन्दु, मिथरछेदन-बिंदु, वह बिन्दु 
जहाँ कि क्षितिज और क्रान्ति-वृत्त या ग्रहपथ मिलते 
हैं 2. क्रान्ति वत्त का बिन्दु जो एक समय क्षितिज 
या याम्योत्तर-रेखा पर होता हैं 3. वह क्षण जिसमे 
सूर्य का प्रवेश किसी राशि विद्यूष में होता है 
4. बारह राशियों की आकृति 5. शुभ या सोभाग्य प्रद 
क्षण 6. (अतः) कार्यारंभ का उचित समय । सम० 
--अहः, - दिनम, दिवसः, --वासरः, शुभदिन ज्योति- 
षियों द्वारा (विवाहादि संस्कार के लिए) बताया 
गया शुभ समय,--नक्षत्रम्‌ शुभ नक्षत्र,--मण्डलम्‌ 
राशिचक्र---मासः शुभ महीना,--शुद्धिः (स्त्री० 
किसी धर्मझृत्य के अनुष्ठान के लिए बताये गये 
मह॒तें की मांग लिकता । 

लग्नकः | लूग्न--कन्‌ ] प्रतिभू, जमानत, वह जो जमानत 
करे । 

लग्निका [ लग्न+-कन्‌+-टापू, इत्वम्‌ ] 'नग्निका का 
अपभ्रंश रूप, दे० । 

लूघयति (ना० धा० पर०) 4. हलका करना, भार कम 
करना (शा०)--नितान्तगुर्वी लघयिष्यता घुरम्‌-रघु ० 
१३।३५ 2, कम करना, घटाना, धीमा करना, न्यून 
करना--विक्रम० ३।१३, रघु० ११।६२ 3. तुच्छ 
समझना, तिरस्कार करना, घृणा करता-कि० २।१८, 
महत्त्वहीन या नगण्य समझना--कि० ५॥४, १३।२८। 

लघिमन्‌ (पुं०) | लधु --इमनिच्‌ | . हलकापन, भार का 
अभाव 2. लघृता, अल्पता, नगण्यता 3. तुच्छता, 
ओछापन, नीचता, कमीनापन-मानुषतासुलभो लघिमा 
प्रशनकर्मणि मां नियोजयति-का० 4. नासमझी, 
छिछोरपन 5. इच्छानूसार अत्यंत लघु हो जाने की 
अलौकिक शक्ति, आठ सिद्धियों में से एक । 

लघिष्ठ (वि०) [ अयमेषामतिशयेन लघु:--इष्ठन्‌ ] हलके 
से हलका, निम्नतम, अत्यंत हलका (लघु शब्द को 
उ० अ०) | 

लघीयस (वि०) [ अयमनयो: अतिशयेन लघु: --ईयसुन्‌ | 
अपेक्षाकृत हलूका, निम्नतर, बहुत हलका (“लघु 
शब्द की उ० अ०) | 

लघु (वि०) (स्त्री०--घु,-घ्वी) | लड्घ: कु: नलोपश्च ] 
. हलका, जो भारी न हो--तृणादपि लघुस्तूलस्तू- 
लादपि च याचक:--सुभा०, रिक्त: सर्वों भवति हि 
लघु: पूर्णता गौरवाय--मेघ० २० (यहाँ शब्द का 
अथ 'तिरस्करणीय” भी है) रघु० ९६२ 2. तुच्छ, 
अल्प, न्‍्यून-पंच० १२५३, शि० ९३८, ७८ 
3. हस्व, संक्षिप्त, सामासिक - लघुसंदेशपदा सरस्वती 
--रघ्‌ ० ८।७७ 4. क्षुद्र, तृणप्राय, नगण्य, महत्त्वहीन 
-- कायस्थ इति रूष्वी मात्रा--मुद्रा० १ 5. नीच, 


अधम, निद्य, तिरस्करणीय--शि० ९।२६, पंच० १। 
१०६ 6. अछशक्त, दुबंठ 7. ओछा, मन्दब॒ृद्धि 
8. फूर्तीला, चुस्त, चपल, स्फूर्त श० २५ 9. तेज, 
द्रतगामी, त्वरित--किचित्‌ पश्चात्‌ ब्रज लघुगति:ः 
--मैेघ० १६, रघु० ५१४५ 0. सरल, जो कठिन 
न हो--रघु० १२६६ . सुलभ, सुपाच्य, हलूका 
(भोजन ) 2. हस्व (जसे कि छन्द: शास्त्र में स्वर ) 
3. म॒दु, मन्द, कोमल 4. सुखद, रुचिकर, वांछनीय 
--रघ० ११११२ ८० ॥5. प्रिय, मनोहर, सुन्दर 
6. विशुद्ध, स्वच्छ अव्य० 7. हलकेपन से, छ्ुद्रभाव 
से, अनादरपूर्वंक 2. शीघ्र, फुर्ती से, लघु लघृत्यिता 
--शै० ४, सवेरे उठा हुआ, (नपुं०) . काला अगर, 
या विशेष प्रकार का अगर 2. समय की विशेष माप। 
सम०--आशिन,-- आहार (वि०) थोड़ा खाने वाला, 
मितभौजी, मिताहारी,---उक्तिः (स्त्री०) अभिव्यक्ति 
का संक्षिप्त प्रकार,- उत्थान,-- समुत्थान (वि० ) 
फर्तीला, द्रुतगति से काय्ये करने वाला,--काय (वि० ) 
हलके शरीर वाला, (यः) बकरा,-- क्रम (वि० ) शीघ्र 
पग रखने वाला, जल्दी चलने वाला,-खटदविका खटोला, 
छोटी खाट,--गोधम:ः छोटी जाति का गेहूँ,--चिकत्त, 
--चैेतस,--मनस्‌,--हृदय (वि० ) . हलके मन वाला, 
नीचह्दय, क्षुद्रमन का, कमीने दिल का 2. मन्दबुद्धि 
3. चंचल, अस्थिर,-- जड्गलूः लवा पक्षी,-- ब्राक्षा बिना 
बीज का अंग्र,, किशमिश,---द्राविन्‌ (व०) अनायास 
पिघल जाने वाला,--पाक (वि०) सुपाच्य,--पुष्प: 
एक प्रकार का कदंब का वक्ष,-- प्रयत्न (वि०) . (वर्ण 
आदि) थोड़े से जिह्वाव्यापार से उच्चरित 2. निठल्ला, 
आलसी,--बदरः,--बदरी (स्त्री०) एक प्रकार का 
बे र,-- भवः नीच योनि या क्षुत्र घर में जन्म, -- भोजनम्‌ 
हलका भोजन,--मभांसः एक प्रकार का तीतर,--मूलम्‌ 
समीकरण की राशि का न्यूनतर मूल,-- मूलकम्‌ मूली, 
-- लूयम्‌ एक प्रकार सुगन्धित जड़, खस, वीरणमूल, 
-- बासस्‌ (वि०) हलके और निर्मल बस्त्र धारण 
करने वाला,-- विक्रम (वि०) तेज क़दम वाला, शीघ्र 
पग उठाने वाला,--वृत्ति (वि०) . बदचलून, नीच, 
दृष्ट 2. क्षद्र, मंदबुद्धि, कुव्यवस्थित, दुर्वेत्त,-बेधिन्‌ 
(वि०) बारीक निशाना लगाने वाला,-- हस्त (वि०) 
-- सतः (वि०) . हलके हाथ का, चतुर, दक्ष, विशे- 
पज्ञ - रघृु० ९६३ 2. सक्रिय, फूर्तीला, (स्तः) 
विशेषज्ञ या कुशल घन॒घेर । 


लघुता,-त्वमू [लघु--तलू--टाप्‌ू+लघु+-त्व॒ वा] 
4. हलकापन, ओछापन 2. छोटापन, थोड़ापन 3. नग- 
ण्यता, महत्त्वहीनता, तिरस्कार, मर्यादा का अभाव 
इन्द्रोषपि लघृतां याति स्वयं प्रस्यापितेर्गुग: 4. अप- 
मान, निरादर--पंच० ११४०, ३५३ ह8. क्िया- 


६ <६८ ) 


दशीलता, फरर्ती 6. संक्षेप, संक्षिप्तता 7. सुगमता, 
सुविधा 8. नासमझी, निरथकता 9. स्वेच्छाचारिता । 
लघ्ची [लघु--डीष| . कोमलांगिनी स्त्री 2. हरूकी 
गाड़ी--शि० १२।२४। 

रूड़का [लक-[-अच्‌, म॒ुभ्‌ च| 3. रावण का निवास और 
राजधानी, वर्तमान सीलोन टापू या तद्वर्ती राजघानी 
उस समय की लंका हूँ; परन्तु कुछ विद्वानों के मता- 
नसार वह लंका सीलोन के वतंमान टापू से कहीं 
अधिक बड़ी थी। मूलरूप से यह माल्यवान्‌ के लिए 
बनाई गई थी 2. व्यभिचारिणी स्त्री, रंडी, वेश्या 
3. शाखा 4. एक प्रकार का अनाज ॥ सम ०-- अधिप:, 
--अधिपति, --ईशः, --ईइवरः, -- नाथः, - पति लंका 
का स्वामी अर्थात्‌ रावण या विभीषण,---अरिः राम 
का विशेषण,--दाहिन (पुं०) हनमान का विशेषण । 


लडखनो [लडख--ल्यट --डीप | लगाम को वल्गा (लोहे का 
बना वह भाग जो मंँह में रहता ह), मखरी । 

लकड्््ग:ः [ लडग--अच ] 4. लंगड़ापन 2. संघ समाज 3. प्रंमी 
जार (उपपति) । 

लकुगूलम्‌ [लडःग +-ऊलच्‌ पृषो०] जानवर की पूंछ, तु० 
'लांगूलम्‌' से । 

लड़ध्‌ (स्वा० उभ० लडघति-ते, लड॒घित, इच्छा० लिल- 
डइथधिषति-ते) 4,. उछलना कदना, छलांग लगाना 
2. सवारी करना, चढ़ना - अन्य चालडुघिषः शेलान 
--भट्टि० १५।३२ 3. परे चले जाना, अतिक्रमण 
करना---लड्घते सम मुनिरेष विमानिनू--न० ५।४ 
उपवास करना, अनशन करना 5. सूखना, सूख जाना 
(पर०) 6. झपद्रा मारना, आक्रमण करना, खा 
जाना, क्षति पहुंचाना--पललवान हरिणो लडघितुमाग- 
च्छति--मालवि० ४, प्रेर० या चुरा० उभ० (लड्घयति 
>ते) 4. ऊपर से कद जाना, छलांग लगा देना, परे 
जाना---सागर: प्लवगेन्द्रेण क्रेणकेन लऊडघित:-भहा 
मन्‌० ४॥३८ 2. तय कर लेना, चल कर पार कर 
लेना (दूरी आदि) रघु० १।४७ 3. सवारी करना 
चढ़ना - रघु० ४॥५२ 4. उल्लंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना--रघु० ९॥९ याज्ञ० २।१८७ 
5. रुष्ट करना, अपमान करना, निरादर करना, 
उपेक्षा करना-- हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा लंघ॑य- 
ति खलः सुजनम्‌, दर्षणमिव त॑ कुरुते तथा-तथा निर्मेल- 
च्छायम्‌--वास ० 6. रोकना, विरोध करना, ठहराना, 
टालना, हटाना -भाग्यं न लडघयति को5पि विधि- 
प्रणीतम्‌ --सुभा ०, मच्छ० ६।२ 7. आक्रमण करना 
झपद्ठा मारना, क्षतिग्रस्त करना, चोट पहुँचाना-रघु० 
११।९२ 8. आगे बढ़ जाना, पीछ छोड़ देना, अपेक्षा- 


कृत अधिक चमकना, ग्रहणग्रस्त करना,-(यश: ) जग- 


त्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्‌गुरुलड्चयितुं ममोद्यत 


--रघु० ३।४८ 9. उपवास करवाना 0. चमकना 
व. बोलना, अभि--, . परे चले जाना, ऊपर से 
छलांग लगा देना 2. उल्लंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना, उद--, (. पार जाना, पार कर 
लेना, परे चले जाना--शि० ७।७४ 2. सवारी करना 
चढ़ना 3. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना- मुद्रा ० 
१११०, शि० १२।५७, वि -., . पार जाना, उछलकर 
पार करना, यात्रा करना-निवेशयामास विलडघिताध्वा 
-7रघु० ५४४२, १६।३२, शि० १२।२४ 2. उल्लंघन 
करना, अतिक्रमण करना, बाहर कदम रखना, अवहेलना 
करना, उपेक्षा करना-मन्तुं प्रवत्ते समयं विलडघ्य--कु ० 
५॥२५, रघ० ५।४८ 3. ओऔचित्य की सीमा का उल्लंघन 
करना--रघु ० ९।७४ 4. उठाना, चढ़ना, ऊपर जाना 
--कि० ५१, न० ५१२ 5. छोड़ देना, परित्याग करना 
एक ओर फेंक देना--मनोबबन्धान्यरसान्‌ विलडध्य सा 
-रघु० ३।४ 6. आगे बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना--इंति 
कृर्णोत्पलं प्रायस्तव दृष्टया विलडध्यते--काव्या० 
२।२२४ 7. उपवास कराना । 


लडुघनम [लडघ--ल्यट | . छलाग लगाना, क्दना 2. उछल 


कर चलना, यात्रा करना, पार जाना, चलना, गतिशील 
होना--ययमेव पथि शी कऋ़्लडघनाः-घट ० ८ 3. सवारी 
करना, चढ़ना, उठना (आलं० से भी ) - नभोलझूघन 
--रघ० १६।३ ३, जनो5यम जलवे: पदलडघनोत्सुक:--कु ० 
५६४, उच्चपद प्राप्त करने को इच्छुक 4. धावा 
बोलना, एकाएक आक्रमण द्वारा दर्गादि हथिया लेना, 
अधिकार में कर लेना-जैसा कि 'दुर्गेलडघनम में 5. आगे 
बढ़ना, परे चले जाना, बाहर कदम रखना, उल्लंघन, 
अतिक्रमण 'आज्ञालडघनं नियमलूड्घनम्‌ आदि 6. अव- 
हेलना करना, घणा करना, तिरस्कार पूर्वक व्यवहार 
करना, अपमान करना--प्रणिपातलडघन प्रमाष्टकामा 
>-वि० ३, मालवि० ३।२२ 7. अन्यायाचरण, मान- 
हानि, अपमान 8. अनिष्ट, क्षति, जेसा कि आतपल- 
ड्चनम में दे० 9. उपवास करना, संयम - शि० १२।२५ 
(यहाँ इसका अर्थ छलांग भी होता है) १0. घोड़े का 
एक कदम । 


लकुघित (भू० क० क० ) [ लडघ्‌ --वेत ] . ऊपर से कदा 


हुआ पार गया हुआ 2. यात्रा द्वारा पार किया हुआ 
3. अतिक्रान्त, उल्लंघन किया हुआ 4. अबनज्ञात, अपमा- 
नित, अनादत (दे० 'लडघ्‌ ) । 


लछ (म्वा० पर० लच्छति) चिह्न लगाना, देखना, तु० 


लक्ष ॥ 


लज | (तुदा० आ० लज्जते) रूज्जित होना । 


] (म्वा० पर० लजति) कलंकित करना आदि, दे० 
“लञ्ज्‌' भ्वा० । 
(चुरा० पर० लजयति ) . दिखाई देना, प्रतीत 


( <९९ ) 


होना, चमकना 2. ढकना, छिपाना (कुछ विद्वानों के 
मतानसार इसी अर्थ में 'लाजयति रूप भी बनता है ) । 

लज्ज (तुदा० आ० लज्जते लज्जित ) लज्जित होना, शमिदा 
होना । 

लज्जका [ लज्ज्‌--अच्‌ --कन्‌+टाप्‌ | जंगली कपास का 
पौधा 

लज्जा [लज्ज--अ-+-टाप | . शम--कामातुराणां न भय 
न लज्जा--सुभा०, विहाय लज्जाम्‌-- रघु० २।४० 
कु० १।४८ 2. दर्मीलापन, विनय -- श्ड्गा रलज्जां 
निरूपयति-श० १, कु० ३।७, रघ० ७२५ 3. छईमुई 
का पौधा । सम०--अन्बवित (वि०) विनयशील 
दर्मीला,--आवह,---कर (वि० ) (स्त्री०---रा,--रो) 
लज्जाजनक, शर्मनाक, अकीतिकर, कलंकी, शीरू 
(वि०) शर्मीला, शालीन,-रहित-शून्य,-हीन (वि० ) 
निर्लज्ज, ढीठ, बहया 

लज्जाल (वि०) [ लज्जा-+-आलरूच |] विनयशील, शर्मीला 
पृं०, स्त्री० छईमई का पोधा । 

लज्जित (भू० क० क्ृ०) | लज्ज--क्त ] . विनयशील, 
शर्मीला 2. लजाया हुआ, शमिदा 

लड्ज्‌  (म्वा० पर० लज्जति) 4. कलंक लगाना, निन्दा 
करना, बदनाम करना 2. भूनना, तलना । 
॥ (चुरा० उभ० लज्जयति--ते) 4. क्षतिग्रस्त करना, 
प्रहार करना, मार डालना 2. देना 3. बोलना 
4. सबल या शक्तिशाली होना 5. निवास करना, 
6. चमकना । 

लड्जः [लव्ज--अच | . पर 2. घोती की लांग या किनारा 
जो पीछे कमर में टांग लिया जाता हं--त० कक्षा 
3, पछ । 

लड्जा [लड्ज--टाप]| 4. धार 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. लक्ष्मी का नामान्तर 4. निद्रा 

लडञ्जिका [लड्ज्‌--ण्वल--टापू, इत्वम | रण्डी, वेश्या । 


लूट (म्वा० पर० लटति) 4. बालक बनना 2. बालकों 
की तरह व्यवहार करना 3. बच्चों की भांति तोतली 
बातें करना, तृतलाना 4. ऋन्‍दन करना, रोना । 

लटः [लट्‌--अच ] 4. मूख, बुद्ध 2. त्रुटि, दोष 3. लूटेरा । 

लटकः [लट्‌-- क्वन्‌|] ठग, बदमाश, पाजी, दुष्ट । 

लटभ (वि० ) [प्राकृत 'लड॒ह' शब्द से संबद्ध, स्वयं 'लडह 
शब्द भी इस 'लटभ' सेही बना प्रतीत होता हैं। 
लावण्यमय, मनोहर, सुन्दर, आकर्षक, प्रिय,--अति- 
क्रान्त: कालो लटभललनाभोगसुरूभ:--भते० ३॥३२, 
(यहाँ भाष्यकार 'लठटभ' का अर्थ 'सलावण्यः करते 
हैं)) तस्याः पादनखर्रणि: शोभते लटभश्रुव 
--विक्रमांक ० ८।६, बिल्हण ने इस शब्द को इसी 
पुस्तक में और तीन स्थानों पर प्रयक्त किया हूं जहाँ 
इसका अथ “तरुणी स्त्री या 'सुन्दरी स्त्री” प्रतीत 


होता हं--उदा० कि वा वर्णनया समस्तरूूटभाल- 
इनकारतामेष्यति---८।८६, अनष्यंलावण्यनिघानभूमिनें 
कस्य लोभं लटभा तनोति-- ९६८ केशबन्धविभवलेंट- 
भानां पिण्डतामिव जगाम तमिस्रम्‌ ११।१८॥। 

लट्टः (पुं०) दुष्ट, बदमाश, दे० “लटक ! 

लठवः [लटे: क्वन| 4. घोड़ा 2. नाचने वाला लड़का 
3. एक जाति का नाम,-- दवा . एक प्रकार का पक्षी 
2. मस्तक पर बालों का घंघर, अलूक 3. चिड़िया, 
गोरया 4. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र 5. एक खल 
6. जाफ़रान, केसर 7. व्यभिचारिणी स्त्री । 

लड़ । (म्वा० पर० लडति ) खेलना, क्रीडा करना, हाव- 
भाव दिखलाना । 
! (म्वा० पर०, चुरा० पर० रड़ति, छडयति) 
4. फेंकना, उछालना 2. कलंक लगाना 3. जीभ लप- 
लपाना 4. तंग करना, सताना । 
॥ (चरा० उभ० लाडयति-ते) ॥4. लाड प्यार 
करना, पुचकारना, दुलारना 2. सताना । 


लड॒ह (वि०) [प्राकृत शब्द] सुन्दर, मनोहर । 

लड़ --लटक दे० । 

लड़डः, लड़डकः (पूं०) एक प्रकार की भिठाई, लड़ड 
मोदक (चीनी, आटा, घी आदि पदार्थों को मिलाकर 
बनाये हुए गोल गोल पिड ) । 

लण्डू (म्वा० पर०, चुरा० उभ० लण्डति, लण्डयति--ते) 
. ऊपर को उछालना, ऊपर की ओर फेंकना 
2. बोलना । 

लण्डम्‌ [लण्ड-| घञ्ण ] विष्ठा, मल । 

लण्ड: [संभवतः फ्रेंच भाषा के लॉड्रेज (4,0: 07'९४) शब्द 
का आधुनिक रूप| लन्दन । 


लता [लत्‌--अच्‌ --टाप्‌] 7. बल, फंलन वाला पौधा 
-- लताभावेन परिणतमस्या रूपम्‌ - विक्रम० ४, लतेव 
संनद्धमनोज्नपल्लवा - रघू० २।७, (विशेष रूप से 
'भुजा “भौं “बिजली” आदि अर्थों को प्रकट करने 
वाले शब्दों के साथ समास के अन्त में, सौन्‍न्दये, 
कोमलता तथा पतलेपन को प्रकट करने के लिए 
प्रयोग - भजलता. बाहुलता, अ्रलता, विद्यल्लता, इसी 
श्रकार खज्ज , भलूकफ॑ आदि तु०, कु० २।६४ मेघ ० 
४७, श० ३।१५, रघु० ९।४५) 2. शाखा 3. प्रियंगु 
लता 4. माघवी लता 5. कस्तूरी लता 6. हंटर या कोड़े 
का सड़ाका 7. मोतियों की लड़ी 8. सुकुमार स्त्री । 
सम०-- अन्तम्‌ फूल, -- अम्बुजस्‌ एक प्रकार की ककड़ी 
--अकं: हरा प्याज, - अलकः हाथी,-- आननः नाचते 
समय हाथों की विशेष मद्रा,--उद्गमः लता का ऊपर 
को चढ़ना,---करः नाचते समय हाथों की विशेष मद्रा, 
- कस्तूरिका, - कस्तूरी कस्तूरी की बेल,- गह:, 
--हम्‌ लतागृह, लताकुंज--कु० ४॥४१, -- जिह्न५, 


( ८९७० 


-- रसनः साँप,-- तरः 4. साल का वक्ष 2. संतरे का 
पेड़, - पनस: तरबज,--प्रतानः लतातन्तु-- रघ० २।८ 
- भवनम्‌ लतागृह, लरताकुंज, - मणि: मंगा,-- मण्डप 
लताकुंज लतागृह,--म॒ग: बन्दर,-- यादकम्॒ अंकुर 
अंखवा,--वलूय:, -यम्‌ लताकुंज, - व॒क्ष: नारियल 
का पेड़, - वेष्टः एक प्रकार का रतिबंध, संभोग का 
प्रकार,--वेष्टनम,-- वेष्टितकम्‌ आलिज्न का प्रकार । 

लूतिका [लता--कन्‌ --टाप्‌, इत्वम | 7. छोटी लता, बेल 
2. मोतियों की लड़ी । 

लत्तिका [लत्‌--तिकन--टाप] एक प्रकार की छिपकली । 


लप्‌ (म्वा० पर० लपति) 4. बोलना, बातें करना 2. चाय 
चायें करना, चीं थीं करना 3. कानाफ़्सी करना-- 
कृपोलतले मिलिता लपित॑ किमपि श्रतिसले -गीत० 
१, प्रेर० -(लापयति-ते) बातें करवाना, अनु ->, 
दोहराना, बार बार बाते करना, अप--,म्‌ करना, 
स्वीकार नहीं करना, इन्कार कर देना--शतमपलपति 
>-सिद्धा० 2. छिपाना, ढकना, आ--, ॥. बातें 
करना, वार्तालाप करना 2. बातें करना बोलना 
3. चायं॑ चाय॑ करना, चीं चीं करना, उद---, 
जोर से पुकारना, / !. बातें करना, बोलना 
>-वंचो व देहीति (वंदेहीति) “प्रतिपदमदत्रु 
प्रलपितम -सा० द० ६ 2. ये ही बोलना, असंगत 
बातें करना, चाय॑ं चायं॑ करना, चीं चीं करना, बक- 
बक करना, निरथंक बातें करता, वि -,. कहना, 
बोलना 2. विलाप करना, शोक मनाता, करन्‍दन 
करना, रोना - विललाप विकीणंमधंजा - कु० ४४ 
विललाप स बाष्पगद्गदं - रघ्‌ु० ८।४३, ७०, भटद्ठि 


) 


जिसे (कार्य के लिए) क्षेत्र मिल गया हे - लब्धाव- 
काशा मे प्राथंना- श० १ 3. जिसने फरसत प्राप्त 
करली हूं, जिसे अवकाश का समय मिरू गया हं, 
इसी प्रकार “लब्पक्षण ,--आस्पद (वि०) जिसने कहां 
पर जमा लिया हैं, या कोई पद प्राप्त कर लिया ह 
- मावि० १।१७,-- उदय (वि०) 4. जन्मलिया 
हुआ, उत्पन्न, उदित - लरूब्धोदया चांद्रमसीव लेखा 
--कु० १।२५ 2. समद्धिशालीयया उनन्‍्लतत--स त्वत्तो 
लब्धोदय: “उसकी उन्नति तुम्हारी बदौलत हुई 
>-काम (वि०) जिसे अभीष्ट पदार्थ मिल गये हूं 
कीति (वि०) विश्वत, प्रसिद्ध विख्यात,--चेतस,-संत्त 
(वि०) जिसे होश आ गया हूं, जिसकी बेहोशी दूर 
ही गई हं,---जन्मनू (वि०) उत्पन्न, पंदा,--नामन 
-- शब्द (वि०) विश्वुत, विख्यात, -नाज्ञ: प्राप्त को 
हुई वस्तु का नाश -लब्घनाशो यथामृत्यु:, - प्रशमनम 
. प्राप्त की हुई वस्तु को सुरक्षाप्वंक रखना 
2. सुपात् को दान या घधनसमपंण -मन० ७।५६ पर 
कुल्ल०, -- लक्ष, (वि०) 4. जिसने ठीक निश्ञाने 
पर आघात किया हू 2. अस्त्रप्रयोग में कुशल,--वण 
(वि०) विद्वान, बृद्धिमान - चित्र त्वदीयं विषय 
समन्तात स्वेदपि लछोका: किल लब्धवर्णा:---राजप्र ० 
2. प्रसिद्ध, विश्वत, विख्यात --मच्छ ० ४॥२६९, _ भाज 
(वि०) विद्वानों का आदर करन वाला--# चछ- 
लब्धमपि लब्धवर्णभाक्‌ त॑ दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌ 
- रघृ० ११।२,-विद्य (वि०) विद्वान शिक्षित 
बद्धिमानू, सिद्धि (वि०) जिसने अभीष्ट पदाथ 
(सफलता ) या पृणता प्राप्त कर ली हू । 


६।१ १, तामिह वथा कि विलपामि गीत० ३, विप्र --, | रूब्धि: (स्त्री०) | लभू+क्तिन्‌ ]. अभिग्रहण, प्राप्ति 


झगडा करना, विरोध करना, वादविवाद करना, 


अवाप्ति 2. लाभ, फायदा 3. (गणि० में) भजनफल | 


तू त में में करना, सम्‌ --, 7. बातें करना, वार्तालाप | रूब्ध्रिम (वि०) [| रूम्‌ +त्त्कि, मप्‌ | प्राप्त, अवाप्त, 


करना संलपतो जनसमाजात--दश ० 2. नाम लना 


उपलब्ध । 


पुकारना । लभ्‌ (म्वा० आ० लभते, लब्ध) , हासिल करना, प्राप्त 


लप्नम [लप--ल्यट |] . बात करना, बोलना 2. मस्त । 

लपित (भू० क० क्ृ०) [लप्‌+क्त] बोला हुआ, कहा 
हुआ, चीं चीं किया हुआ, - तम्‌ वाणी, आवाज । 

लब्ध (भू० क० कृ०) [लभ-+-क्त| 4. हाशिल किया, 
प्राप्त किया, अवाप्त 2. लिया, प्राप्तकिया 3. प्रत्यक्ष- 
ज्ञान प्राप्त किया, बोध पाया 4. उपलब्ध किया 
(भाग आदि से), दे० लभ्‌ -ब्धम्‌ जो प्राप्त कर 
लिया गया, या सुरक्षित हो गया -लब्धं रक्षेदव्षयात्‌ 
हि० २।८, रघु० १९।३। सम०--अन्‍्तर (वि०) 
4. जिसने कोई अवसर प्राप्त कर लिया ह 2. जिसकी 
कहीं पहुंच हो गई ह या प्रवेश मिल गया हूं - रघ॒० 
१६।७, -अक्काश, - अवसर (वि०) 4. जिसे किसी 
बात का अवसर मिल गया है 2. (कोई भी बात) 


करना, उपलब्ध करना, अवाप्त करना -लभेत सिक्र- 
तासु तेलमपि यत्नत: पीडयन्‌ --भर्तें० २५, चिराय 
याथाथ्यंमलम्भि दिग्गज: --शि० १।६४, रघ० ९॥२९ 
2. रखना, अधिकार में लेना, कब्जे में होना 3. लेना, 
प्राप्त करना 4. पकड़ना, लेना, दबोचना -- रघ० १।३ 
5. मालम करना, मकाबला होना -यरत्किचिल्लभते 
पथि 6 वसूल करना, उगाहना 7. जानना, सीखना 
प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, समझना - भ्रम्ण"''गमनादेव 
लम्यते --भाषा० ६, सत्यमलभमान- मन ० ८।१६९ 
पर कुल्ल ० 8. (किसी बात को करने के ) योग्य होना 
(तुमुनूु के साथ) मतुमपि न हरुभ्यते, नाघर्मो 
लम्यते कत्‌ लोके वद्याधरे (संज्ञाशब्दों के साथ प्रयक्‍्त 
होकर 'लभ्‌ के अर्थों मं तदतकल परिवतंन हो जाता 


( ८७१ ) 


हू, उदा ० गर्भलभ गर्भवती होता, गर्भ धारण करना 
पं लभ, आस्पदं लभ पर जमाना, प्रभाव रखना 
दे० पद के नीचे, आन्तरं रूभ पग रखना, प्रविष्ट 
होना,--लेभ 5न्तरं चेतसि नोपदेश:-- रघ० ६।६६, मन 
पर प्रभाव नहीं पड़ा, चेतनां लभू--,संज्तां लभ होश में 
आना, जन्म रूभ पंदा होता, -कि० ५।४३, दर्शन लूभ 
भेंट होना, साक्षात्कार होना, दर्शन करना स्वास्थ्य 
लभ स्वस्थ होना, आराम में होना )--प्रेर ० (लम्भयति 
>>ते) . प्राप्त करवाना, “लिवाना कि० २।५८ 
2. देना, प्रदान करना, अर्पण करना - मोदकशरावं 
माणवकं लम्भय --विक्रम० ३ 3. कष्ट उठाना 4. प्राप्त 
करना, लेना 5. मालूम करना, खोजना--च्छा ० 
(लिप्सते ) प्राप्त करते की इच्छा करना, प्रवल लालसा 
रखना--अलब्धं चेव लिप्सेत--हि० २।८, आ---, 
. स्पर्श करना -- गामालम्याकंमीक््य वा--मन ० ५। 
८७, भट्टि ० १४॥९१ 2. प्राप्त करना, हासिल करना 
पहुंचना --यन श्याम वपुरतितरां कान्तिमालप्स्यते 
ते--मेघ० १५ (पाठान्तर) 3. मार डालना, (यज्ञ 
में पशु का बलिदान करना--गद्दभं पशुमालम्य-याज्ञ ० 
३।२८०, उप--., . जानना, समझना, देखना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना -- पंच० १।७६ 2. निश्चय करना 
मालम करना -ब्रहि यदुपलब्धम्‌---उत्तर० १, तत्त्वत 
एनामपलप्स्य---श० १ 3. हासिल करना, प्राप्त 
करना, अवाप्त करना, उपभोग करना, अनभव प्राप्त 
करना उपलब्धसुखस्तदा समर वपुषा स्वेन नियोज- 
यिष्यति--कु० ४|४२, विक्रम० २।१०, रघ० ८।८२, 
१०)२, १८।२१, मन० ११।१७, उपा -, त. कलक 
लगाना, ब्रा भला कहना, चुभती बात कहना, 
खरी खोटी सुनाना - पयोधरविस्तारयितृकमात्मनो 
योवनमुपालभस्व मां किमृपालभसे -- श० १, कु० ५। 
५८, रघु० ७।४४, शि० ९।६०, प्रति--, . वसूल 
करना, फिर से उपलब्ध करना 2. हासिल करना, 
प्राप्त करना, विप्र--, . ठगना, धोखा देना, आँख में 
घूल झोंकना 2. वसूल करना, फिर से प्राप्त करना 
3. अपमान करना, अनादर करना, सम्‌--हासिल 
करना । 


लभनम्‌ [लभ्‌-+ल्यूट| . हासिल करने की क्रिया, प्राप्त 


करना 2. प्रत्यय (पहचानने ) की किया । 


लभसः [लभ्‌-- असच | . दौलत, धन 2. जो निवेदन करता 


है, निवेदक,-सम्‌, घोड़े को बांधन की रस्सी (पुं० भी)। 


लम्य (वि०) [लभ कर्मणि यत्‌ ] ॥. प्राप्त होने के योग्य 


पहुंचने के योग्य अवाप्त होने या प्राप्त करने के योग्य 
- प्रांशुलम्य फले लोभावुद्दाहुरिव वामन: -रघु० 
१२, ४॥८८ कु० ५११८ 2. मिलने के योग्य -- कु० 
१।४० 3. योग्य, उपयकत, उचित 4. सुबोध । 


लमक: [ रभ--क्व॒न्‌, रस्य लत्वम्‌ | प्रेमी, जार (उपपति) । 


लरूम्पट (वि०) [रम-+-अटन, पुक, रस्य ल:| . लालची 
लोलप, लालायित 2. विषयी, बिलासी, कामक, 
व्यसनी, इन्द्रियपरायण, -- ८: स्वेच्छाचारी दुश्चरित्र 
दुराचारी ('लम्पाक शब्द भी इसी अथ मं) । 

लम्फ: [लम्फ्‌ -- घना | कूद, उछाल, छलांग ।॥ 

लम्फनम्‌ [लम्फ-- ल्यट्‌ | कूदना, उछलना । 


लम्ब(भ्वा० आ० लम्बते, लंबित) . लटकना, टांगना 
दोलायमान होना ऋषयो द्यत्र लम्बन्ते महा० 
2. अनपषक्त होना, चिपकना, सहारा लेना, आश्वित 
हीना-ललम्बिरे सदसि लता: प्रिया इव - शि० ७।७५, 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि--पम्रेघ ० 
४१ (यहां लं० का अर्थ ह 'नीचे लटकता हुआ या 
कुल्हों का सहारा लिये हुए) 3. नीचे जाना, ड्बना 
(सूय आदि का ) अस्त होना या ड्बना, नीचे गिरना 

लम्बमान दिवाकरे-शि० ९॥३०, कि० ९।१, त्वद- 
घरचुम्बनलम्बितकज्जलमुज्ज्वल्य' प्रियलोचने गीत० 
१२ (>-गलित ) 4. पीछे गिरना या पड़ना, पिछड़ना 
5, विलंघ करना, ठहरना 6. ध्वनि करना - प्रर० 
(लम्बयति-ते ), 7. हराना, नीचे लटकाना 2. ऊपर 
लटकाना, स्थगित करना 3. बिछाना, (हाथ आदि) 
फूलाना करेण वातायनलूम्बितेन - रघ० १३।२१, 
को लम्बयदाहरणाय हस्तम ६।७५,अब-, लटकना, 
लटकाना, स्थगित होना - कनकशूड्खठावरठम्बिनी 

म॒द्रा० २ 2. नोचे डब जाना, उतरनता 3. थामना 
जड़ना, झकना या सहारा लेना, पालनपोषण करना 

दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थित: --श० २, ययौ तदीया- 
मवलम्व्य चाडगलिम्‌-रघु ३३२५ 4. थामना, संभालना, 
पालनपोषण करना, जीवित रहना (आलं० से भी) 
ले लेना - हस्तेन तस्थावलम्ब्य वास: -- रघ ७।९, कु० 
३।५५, ६।६८, हृदयंन त्ववलम्बितु क्षमा:-- रघ्‌ ० 
८।६० 5. निर्भर रहना, टिकना-व्यवहारोज्यं चारु- 
दत्तमवलम्बते -म॒च्छ ० ९, भट्धि १८।४१ 6. सहारा 
लेना, आश्रय लेना, भरोसा करना, धंर्षम्तवलूम्ब्‌ घय 
या साहस से काम लेना,-कि स्वातन्त््यमवलम्बसे5”--श ० 
५, माध्यस्थ्यमिष्टेप््यवलम्बतेडयें. कु० १॥५२, शि० 
२।१५४आ-5उ /|एआराम करना (किसी के सहारे) 
झकना 2. लटकना, स्थगित होना विक्रम० ५२, 
3. हथियाना, पकड़ना--अथा लम्ब्य घनू राम:--भट्टि ० 
६।३७०, १४॥९५ 4. पालनपोषण करना, थामना, उत्तर 
दायित्व लेना --आधोरणालम्बित---रघ्‌० १८।३९ 
5. निर्भर होना--तमालम्व्य रसोद्गमान-सा ० द० ६३ 
6, सहारा लेना, आसरा लेना, हाथ पकड़ना, धारण 
करना---अममेवार्थमालम्न्य न जिजीविषाम्‌---म॒द्रा ० 
२।२०, कि० १७।३४, उद--,खड़ा होता, सीधा खड़ा 


( ८७२ ) 


होना,--पादेनकेन गगने द्वितीयन च भतले, तिष्ठाम्य- 
ल्‍लम्बितस्तावद्यावत्तिष्ठति भास्कर:- मुच्छ० २।१० 
वि---, . लटकाना, लटकना, स्थगित होना --रघ्‌ ० 
१०।६२ 2. अस्त होना, क्षीण होना (सूर्यादि का) 
3. ठहरना, पिछड़ना, रह जाना- कु० ७।१३ 
4. देर करना, मन्दगति होना-- विलम्बितफल: काल 
निनाय स मनो रथ:-रघु ० १३३, कि विलम्व्यते त्वरितं 
तं॑ प्रवेशय--उत्तर ० १। 
लम्ब (वि०) [लम्ब्‌ू+अच्‌] . नीचे की ओर लटकता 
हुआ, झूलता हुआ, लम्बमान, दोलायमान - पाण्डयो- 
आ्यमंसापितलम्बहा र---रघ० ६।६०, ८४, मेघ० 
८४ 2. लटकता हुआ, अनषक्त 3. बड़ा, विस्तृत 
विस्तीणं 5. लंबा, ऊँचा,--बः 4. लम्बमापक 
2. सह-अक्ष-रेखा, किसी स्थान के ऊधष्वेबिन्दु और ध्रुव- 
बिन्दु का मध्यवर्ती चाप, अक्षरेखा का प्रक | सम० 
-जउदर (ध्ि०-) बड़े पेट वाला, तोंदवाला, स्थूलकाय 
भारीभरकम (र:) . गणेश का नामांतर 2. भोजन 
भट्ट, -ओष्ठः (लम्बो-बौ-ष्ठः) ऊँट, -कर्ण: . गधा 
2, बकरा 3. हाथी 4. वाज, शिकरा 5. पिज्ञाच, 
राक्षस,---जठर (वि०) मोट पेट वाला, भारीभरकम, 
--पयोधरा वह स्त्री जिसके स्तन भारी हों और 
नीचे को लटकते हों,--स्फिच (वि०) जिसके नितंब 
भारी और उभरे हुए हों । 


लम्बकः [लम्ब--कन | (ज्या० में) , लंबरेखा 2. अक्षरेखा 
का प्रक, (ज्यों० में) सह-अक्षरेखा । 

लम्बनः [लम्ब्‌-+-ल्यट | 4. शिव का विशेषण 2. कफ-प्रघान 
प्रकृति, - नम . नीचे लटकना, निर्भर रहना, उतरना 
आदि 2. झालर 3. (चन्द्रमा के) देशान्तर में स्थान- 
भ्रंश 4. एक प्रकार का लंबा हार । 

लम्बा [लम्ब-|-टाप्‌] 4. दुर्गा का विशेषण 2. लक्ष्मी का 
विशेषण । 

लम्बिका [लम्ब-+पण्वलू--टाप, इत्वम] कोमल तालका 
लटकता हुआ मांसल भाग, उपजिद्धा, कण्ठ के अन्दर 
का कौवा 

झुम्बित (भू० क० कृ०) [लम्ब्‌-+कक्‍्त) . नीचे लूटकता 
हुआ, झूलता हुआ 2. स्थगित 3. ड्बा हुआ, नीच गया 
हुआ 4. सहारा लिय हुए, अनषक्त (दे० लम्ब) । 


लम्बषा (स्त्री०) सात लड़ियों का हार । 

लम्भ: [लभ्‌ +घजञा नम] . सिद्धि, अवाप्ति 2, मिलन 
3. पुनः प्राप्ति 4. लाभ । 

लम्भनम्‌ [लभ्‌+ल्यूट, नम] . सिद्धि, अवाष्ति 2. पुनः 
प्राप्ति । 

लम्भित (मू० क० कृ०) [लभ्‌+क्त, नम] 4. उपाजित 
हासिल, प्राप्त 2. दत्ता, 3. सुधारा हुआ 4. नियक्त 
प्रयकत 5. संयोया 6. कहा गया, संबोधित । 


लय (म्वा० आ० लयते) जाना, हिलना-जलना ! 

लयः [ली-|- अच्‌ | 4. चिपकना, मिलाप, लगाव 2. प्रच्छन्न 
छिपा हुआ 3. संगलन, पिघलना, घोल 4. अदशन 
विघटन, बचाना, विनाश, रूय या विघटित होना 
नष्ट होना 5. मन की लीनता, गहन एकाग्रता अनन्य 
भक्ति (किसी भी पदार्थ के प्रति)-पश्यन्ती शिवरूपिणं 
लयवशादात्मानममभ्यागता--मा० ५१२, ७, ध्यानलयन 
>-गीत० ४ 6. संगीत की लय (तीन प्रकार की 
- द्रुत, मध्य और" बिलंबित)--किसलय: सलयरिव 
पाणिन्िः--रघु० ९३५, पादन्यासो लयमनुगत 
--मालवि० २।९ 7. संगीत में विश्राम 5. आराम 
9, विश्राम स्थान, आवास, निवास --अलया-शि ० 
४५७, कोई स्थिर निवास न रखते हुए, घूमते हुए 
त0 मन की शिथिलता, मानसिक अकमण्यता 
4, आलिगन । सम० -आरम्भः, -आलम्भः पात्र, 
अभिनेता, नतक,--कालः (सृष्टि का) प्रलयकाल ,--गत 
(स्वि०0) विघटित, पिघला हुआ,-पुत्री नटी, अभिनेत्री 
नतकी । 


लयनम [लो+ल्यट] !. अनपषक्त होना, जुड़ना, चिपकना 
2. विश्राम, आराम 3. विश्रामस्थलू, घर । 

लब॑ ('म्वा० पर० लबंति) जाना, हिलना-जुलना । 

लल ] (म्वा० उभ० ललति-ते) खेलना, क्रीडा करना, 
इठलाना, किलोल करना--पनसफलानीव वानरा 
ललन्ति--मृच्छ ० ८।८, गजकलभा इव बन्चुला ललाम: 
४।२८ । 
]] (चुरा० उभ०» या प्रेर० लालयति--ते, लाछित) 
खेलने की प्रेरणा देना, पुचकारना, लाड-प्यार करना 
दुलार करना, प्रमालिगन करना - लालन बहुवो 
दोषास्ताडने बहवी गणा:, तस्मात्युत्रं च शिष्यं च 
ताडयन्न तु लालयत्‌ू--सुभा ०---कु० ५।१५ 2. इच्छा 
करना । 
॥| (चुरा० उभ० लालयति -ते) 4. लाडप्यार 
करना, मच्छ० ४॥२८ 2. जीभ लपलपाना 3. इच्छा 
करना । 
(वि०) [लरलू-+-अच्‌] 7. क्रीडासक्त, विनोद प्रिय 
2. लपलपाने वाला 3. अभिलाषी, इच्छुक । सम० 
>-जिल्न -""ललजिह्न, जीभ से लपलप करने वाला | 


ललत्‌ (वि०) [लल-+-शत्‌ | !. खेलने वाला, बिहार करने 
वाला 2. लपढकूपाता हुआ । सम०-जिह्न (वि०) 
(ललज्जिल्न ) 4. जीभ से लपलपाने वाला 2. बवर, 
भीषण (ह्वः) !. कुत्ता 2. ऊंट । 

ललनम [लल--ल्यूट] . क्रीडा, खेल, आमोद, रंगरेली 
3. जीभ बाहर निकालना । 

ललना [ लल-+-णिच -|- ल्यट्‌+-टठदाप ] स्त्री,---शठ नाकलोक- 
ललनाभिरविरतरतं रिस्ंसे--शि० १५८८ 


( ८७३ ) 


2 स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. जिलह्वा। सम०--प्रियः 
कदंब का पेड | 

ललनिका [ललना-कन्‌ +-ठाप्‌ इत्वम | छोटी स्त्री, अभागी 
सत्री--काव्या० २३।५० । 

ललन्तिका [लरू-+-शत्‌--छीप--कन्‌--टाप 
. लंबी माला 2. छिपकली । 

ललाकः [लल-|-आकन्‌ ] पुरुष का लिंग, जननेन्द्रिय । 

ललाटम्‌ [लड़ --अच डस्य लः, ललमटति अटर---अण वा] 
मस्तक - लिखितमपि ललाटे प्रोज्मितुं कः समथ 
-+हिं० ११२१, न० १।११५। सम०--अक्षः शिव का 
विशेषण,-- तटम्‌ मस्तक का ढलान, माथा,-पह्ट:, 
पद्धिका . मस्तक का सपाट तल 2. (तेहरा) शिरो 
वेष्टन, त्रिमुकुट, सिर की चोटी, केशबंध,- लेखा 
मस्तक को रेखा । 

ललाटकम्‌ [ललाट--कन्‌ | !. मस्तक 2. सुन्दर माथा । 


ललाटन्तप (वि०) [ललाट--तप्‌ --खश, मम] . (मस्तक) 
को जलाने या तपाने वाला--ललाटन्तपस्तपति तपन 
मा० १, उत्तर० ६, 'सूर्य ऊपर ठीक सिर पर चमक 
रहा ह -ललाटन्तपसप्तसप्ति:--रघ १३॥४१ 2. (अतः) 
बहुत पीडाकर--लिपिलेलाटन्तपनिष्टराक्ष रा--नै ० 
१॥१३८, - पः सूय । 

ललाटिका [ललाट--कन --टठाप, इत्वम्‌) 4. मस्तक पर 
पहना जाने वाला आभूषण, टोका 2. मस्तक पर 
चन्दन का या अन्य किसी सुगंधित चूर्ण का तिलक 
“कु० १५५ । 

लखादूल (वि०) उन्नत और सुन्दर मस्तकवाला 

ललाम (वि०) (स्त्री०--मी) [लड-|- क्विप, डस्य लत्वम 
तम्‌ अमति-- अम्‌ --अण | सुन्दर, प्रिय, मनोहर, 
“मम मस्तक का आभूषण, टोका, सामान्य अलंकार 
(इस अर्थ में पुं० भी)--अहं तु तामाश्रमललामभूतं 
शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि--श० २, शि० ४२८ 
2. कोई भी श्रेष्ठ वस्तु 3. मस्तक का तिरूक 4. चिह्न, 
प्रतीक, तिलक 5. झण्डा, पताका 6. पंक्ति, माला 
रेखा 7. पूंछ 8. अयाल, गरदन के बाल 9. प्राधान्य 
मर्यादा, सोन्दय 40. सींग,--मभः घोड़ा । 

ललामकम [ललाम+-- कन| फू लों का गजरा जो मस्तक पर 
घारण किया जाता हैं । 

ललामन्‌ (नपुं०) [लल-|-इमनिन्‌| . अलंकार, आभूषण, 
2. (अतः) कोई भी अपने प्रकार की श्रेष्ठवस्तु 
““कनन्‍्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सो:--रघ्‌ ० ५६४ 
'कन्याओं में श्रेष्ठ या अलंकारभत” 3. झंडा पताका 
4. साम्प्रदायिक चिह्न, तिलक, संकेत, प्रतीक 
0. पूछ । 

रूलित (वि०) [लरू--क्त] ॥. क्रीड़ासक्त, खेलने वाला 
इंठलाने वाला 2. श्यृंगारप्रिय, क्रीडाप्रिय, स्वेच्छा- 


११० 


हस्वः | 


चारी, विषयासक्त 3. प्रिय, सुन्दर मनोहर, प्रांजल 
-- सलीलाललितललितमज्जयों त्स्नाप्राय रक्तत्रिमविभ्रम 

(अंगकः) उत्तर० १२०, विधाय सृष्टिट ललितां 
विधातु:--रघु० ६३७, १९।३९, ८।१, मा० ११५, 
कु० ३७५, ६।४५, मेघ० ३२,६४ 4. सुहावना, 
लावण्यमय, रुचिकर, बढ़ियां--प्रियशिष्या ललिते 
कलाविधो---रघु० ८।६७, संदर्शितिव ललिताभिनयस्य 
शिक्षा--मालवि० ४।९, विक्रम० २।१८ 5. अभीष्ट 
6. मृदु, कोमल - शि० ७।६४ 7. थरथराता हुआ, 
कम्पायमान,---तम्त . क्रीडा, रंगरेली, खेल 2. श्रृगार 
परक विनोद, गतिलावण्य, स्त्रियों में प्रीति विषयक 
हावभाव---शि० ९।७९, कि० १०।५२ 3. सौन्‍्दयें, 
लावण्य, आकर्षण 4. कोई भी प्राकृतिक या स्वाभा- 
विक क्रिया 5. सरलता, भोलापन | सम०---अ्थ 
(वि०) सुन्दर या प्रीतिविषयक अर्थ वाला - विक्रम ० 
२।१४,-- पद (वि०) प्रांजलरचनायक्त--श० ३, 
--प्रहारः मद या कोमल आघात । 


ललिता [ललित--टाप्‌] . स्त्री 2. स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री 3. कस्तूरी 4. दुर्गा का एक रूप 5. विभिन्न 
ठन्दों के नाम सम,-- पञचमी आदि्विनशुक्ल का पांचव्वाँ 
दिन,--सप्तमी भाद्रपद के शक्‍्लपक्ष का सातवाँ दिन । 

लवः [ल--अप्‌] [. उत्पाटन, उल्लंचन 2. कटाई 
(पके अनाज की) लावनी 3. अनुभाग, टुकड़ा, खण्ड, 
कवल या ग्रास॒ 4. कण, बंद, अल्पमात्रा, थोड़ा (इस 
अथ मे प्रायः समास के अन्त में-जललवमच:ः--मेघ ० 
२०,७०, आचामति स्वेदलवान मुख बा; १३।२० 
६।५७, १६।६६, अश्वु० १५१९७, अमृत ०-कि० ५।४४ 
अ्रक्षेपलक्ष्मीलवक्रीते दास इब--गीत० ११, इसी 
प्रकार तृण”, अपराध", ज्ञान", सुख” घन" आदि 
5. ऊन, पशम 6. क्रीडा 7. समय का सूक्ष्म विभाग 
(--एक निमेष का छठा भाग) 8. किसी भिन्न राशि 
अंश 9. (ज्योति० में) घात 40. हानि, विनाश 
. राम का एक पुत्र, यमलू (जोड़वाँ) में से एक--- 
दूसरे का नाम कुश था, लव का अपने भाई 
कुश के साथ वाल्मीकि मुनि के द्वारा पालनपोषण 
हुआ, सभास्थल आदि स्थानों में पाठ करने के लिए 
दोनों को महा कवि द्वारा खरमायण की शिक्षा दी गई 
(इस नाम की व्यत्पत्ति के लिये दे० रघु० १५।३२) 
-- बम . लोग, 2. जायफल,-- वम (अव्य०) कुछ 
थोड़ा सा--लवमपि लवड्भ न रमते-सरस्वती ० १। 


लवडग: [ल--अड्भच्‌] लोंग का पौधा-- द्वीपान्तरानीत- 
लवड-गपुष्प:--रघ्‌ ० ६५७, ललित लवडगलता परि- 
शीलन कोमल मलयसमीरे---गीत० १,--गम्‌ लौंग । 
सम० - कलिका लोंग । 
लवड॒गकम्‌ [लवडग-|-कन्‌] लौंग । 


( ८७४ ) 


लबण (वि०) [ल-+ल्यट, पृषो० णत्वम्‌] ।. क्षारीय, 
सलोना, नमकीन 2. प्रिय, मनोहर, --ण: 4. खारी 
स्वाद 2. नमकोन पानी का सम॒द्र 3. एक राक्षस 
का नाम, मधका पुत्र, यह शत्रघ्न के द्वारा मारा 
गया था-रघु० १५२, ५.१६, २६ 4. एक 
नरक का नताम,>णम्‌ . नमक 2. समुद्री 
नमक, लण 3. कृत्रिम नमक । सम०-अन्‍्तकः 
शत्रषप्न का विशेषण,--अब्धिः खारो समद्र, जम 
समद्रीनमक,--अम्ब्राशिः समुद्र,-आमाति वेला लूवणा- 
म्ब्राशेज्परघु० १३।१५, विक्रम० १।१५, -- अम्भस्‌ 
(पु०) समुद्र-रघु० १२७०, १७५४, (नपुं०) 
नमकीन पानी, --आकरः . नमक की खान 2. नमकीन 
जलाशय अर्थात्‌ समद्र 3. (आलं०) लावण्य को खान 
-आलयः समुद्र, -- उत्तमम्‌ 4. सधा नमक <. यवक्षा र, 
-“"उदः . समुद्र 2. नमकीन पानी का समुद्र,--उदकः, 
--उद्धिः--जलः समद्र,--क्षारसम एक प्रकार का 
नमक, - मेहः एक प्रकार का मूत्ररोग, - समद्रः 
नमकोन समद्र, सागर । 


लवणा | लवण--टाप | कान्ति, सोन्दय। 

लवणिमन्‌ (पुं०) | लवण-+-इमनिच्‌ ] . नमकीनपना 
लावण्य 2. सौन्दय, मनोहरता, चारुता । 

लकनम [ ल भावे कर्मणि च ल्यट | . लनाई, लावनी 
(पके अनाज की) कटाई 2. काटने का उपकरण, 
दरांती, हँसिया । 

लवलो | लव-|-ला-+क-+-डीष्‌ ] एक प्रकार की लता, 
--मया लब्धः पाणिलेंलितलवलीकन्दलनिभ:---उत्तर ० 
३।४० | 

लवित्रम [| लयतेप्नेन+-ल-+-चइत्र | काटने का उपकरण 
दरांती, हँसिया । 

लज्ञ (चरा० उभ० लशयति 
करना, त० 'लस्‌ । 
(शू) नः/--नम्‌ | अशे: उनन्‌, लशरच ] लहसुन 
--निखिलरसायनमहितो गन्धेनोग्रेण छहशन इव --रस० 
(>-भामि० १।८१), यशः -सौरम्यलशनः ---भाभि० 
१।९३ । 


लष (भ्वा० दिवा० पढृ० लषति, लूष्यति, लषित ) चाहना, 
इच्छा करना, लालाँयित होना, उत्सुक होना (प्रायः 
'अभि' उत्समगें के साथ) अभि--, चाहना, इच्छा 
करना, लालाथित होना--मानषानभिलष्यन्ति --भट्ठि ० 
४२२, तेन दत्तमभिलेष रडगना: --?रघ० १९१२। 

लषित (भू० क० ) [ लप्‌ृ+क्त | चाहा हुआ 

--जाड्छित । 

लष्व: [ लषप्‌--वन्‌ | नाटक का पात्र, अभिनेता, नट, 
नतेक । 

रूस (म्वा० परु० लसति, लसित) . चमकना, दमकना, 


>तै) किसी कला का अम्यास 


जगमगाना,--मक्ताहारेण रूसता हसतीव स्तनद्वयम 
-काव्य० १०, करवाणि चरणद्वयं सरसलसदलक्तक राग 
>-गीत० १०, अमरु १६, न० २२॥५३ 2. प्रकट 
होना, उगना, प्रकाश में आना 3. आलिगन करना 
4. खेलना, किलोल करना, उछल-कद करना, नाचना 
प्रेर० (लासयति--ते) 4. चमकना, शोभा बढ़ाना, 
अलंकृत करना 2. नचाना 3. कला का अम्यास करना, 
उद्‌ -,. क्रीडा करना, खेलना, लहराना, फंडफड़ाना 
शि० ५॥४७ 2. चमकना, जगमगाना, देदीप्यमान 
होना--उल्लसत्काञ्चनकुण्डलाग्रम--शि० ३॥५, ३२े, 
५।१५, २०।५६ 3. उदित होना, उगना शि० ४।५८ 

६।११, मा० ९।३८ 4. फूंक मारना, खलना, विस्तीण 
हीना, (प्रेर०) रोशनी करना, उज्ज्वल करना, परि- 

चमकना, सुन्दर लूगना, वि--, . चमकना, जगमगाना 

देदीप्पमान हौना,-वियति च विललास तद्ग दिन्दुविलूसति 
चन्द्रमसो न यद्ददन्य:---भट्टि ० १०१६८, मेघ० ४७, 
रघ० १३॥७६ 2. दिखाई देना, उदय होना, प्रकट 
होना - प्रेम घिलसति महत्तदहो--शि० १५।१४, ९॥ 
८७ 3. क्रीडा करना, मनोविनोद करना, खंलना, 
किलोल करना,--कापि चपला मधघरिपुणा विलसति 
यवतिरधिकगणा---गीत ० ७, हरिरिह मग्धदघनिकरे 


विलासिनि विलसति केलिपरे - गीत० १, 4. ध्वनि 
करना, गूंजना, प्रतिध्वनि करना । 
लसा [लसति-लस--अच्‌ --टाप] 4. जाफरान, केसर 


2, हल्दी । 

लसिका [लस-|-अच्‌-+-कन्‌--टाप. इत्वम] थक लार । 

लसित (भू० क० क्ृ०) [लस--क्त] खेला, कीडा की 
दिखाई दिया, प्रकट हुआ, इधर उधर उछल कूद 
करने वाला, दे० 'लस । 

लसोका [लस-+डीष--कन-+टठापू] 4. थक 2, पीप, 
मवाद 3. ईंख का रस 4, टीके का रस । 


लस्ज (भ्वा० आ० लज्जते, लूज्जित) . शर्मिन्दा होना 
लज्जा अनभव करना (बहुधा करण० या तुमनन्‍नंत के 
साथ )--स्त्रीजन॑ प्रहरन्कर्थं न लज्जसे--रत्न० २, 
भष्टि० १५।३३ 2. शर्माता, लजाना प्रेर० (लज्जयति 
>>तै) लज्जित करना--रघ० १९।१४, वि-,शर्मीला 
या बिनीत होना, संकोच करना--यत्रांशकाक्षेप- 
विलज्जितानां--कु ० १।१४, रघृ० १४।२७ । 

लस्त (बि० [लस-+कक्‍्त] 4. आलिड्ित, भजपाशबद्ध 
2. दक्ष, कुशल । 

लस्तकः |लसस्‍्त-कन | घनष का मध्यभाग, वह भाग जहाँ 
हाथ से पकड़ा जाता ह ॥ 

लस्तकिन (पुं०) [लस्तक--इनि] धघनष । 

लहरिः,--रो (स्त्री०) [लेन इन्द्रेण इव हियते ऊघ्वे 
गमनाय ल-+ह-+-इन्‌, पक्षे डीष] लहर, तरंग, बड़ी 


(| <७५ ) 


लहर, झाल--करेणोत्त््षिप्तास्ते जननि विजयन्तां 
लहरयः--गंगा० ४०, इमां पीयषलहरीं जगन्नाथेन 
निर्मिताम--५ ३, इसी प्रकार आनन्द , तरुणाउसुघा 
आदि | 

ला (अदा० पर० लाति) लेना, प्राप्त करना, ग्रहण करना 
संभालना-लल: खद्भान--भट्गि ० १४॥९२, १५॥५३ । 

लाकुटिक (वि० ) (स्त्री०-की ) [लकुट: प्रहरणमस्य ठक्‌ ] 
'छाठी या सोटे से सुसज्जित,--कः सन्‍्तरी, पहरेदार 
पंच० ४ । 

लाक्षकी (स्त्री०) सीता का नाम । 

लाक्षणक (वि०) (स्त्री०-की) [लक्षणया बोधयति 
ठक ] !. वह जो चिह्न या निज्ञानों से परिचित हो 
2, विशिष्ट, संकेतक 3. गोण अर्थ रखने वाला, गोण 
अथ में प्रयक्त (शब्द आदि--लक्षक जो वाच्य और 
व्यंजक से भिन्‍न हो )--स्याद्वाचको लाक्षणिक: शब्दो- 
5त्र व्यञ्जकस्त्रिधा--काव्य > २ 4. गोण, निदक्ृष्ट 
5. पारिमाषिकाज-/कःपारिमाषिक शब्द । 

लाक्षण्य (वि०) [लक्षणं वेत्ति -ज्य] 4. चिह्न संबंधी, 
संकेतयोतक 2. लक्षणों का ज्ञात, लक्षण या सकेतों 
की व्याख्या करने के योग्य । 

लाक्षा [लक्ष्यतेबनया -लक्ष--भच्‌, पृषो० वृद्धिः] ए 
प्रकार का लाल रंग, महावर, लाख (प्राचीनकाल में 
यह स्त्रियों की एक प्रसांघन सामग्री थी, वे इससे 
अपने पर के तलव तथा ओष्ठ रंगती थी, तृ० “भर 
क्तक । कहते हैं कि वीरबहटी नामक कीड़े से अथवा 
किसी विशेष वक्ष की राल से यह रंग तेयार किया 
जाता था)--निष्ठयूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारस 
केनचित्‌ (तरुणा)--श० ४।५, क्रतु० ६।१३, कि० 
५।२३ 2. वीरबहटी' जिससे यह रंग बनता हूं । 
सम० --तरु: --वक्षः एक वक्ष का नाम, पलास, ढाक 
--प्रसादः,-प्रसाधनः लाल लोप्रवक्ष,-- रक्त (वि०) 
लाख से रंगा हुआ । 

 लाक्षिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [लाक्षा+ठक] . लाख 

से संबंध रखने वाला, लाख से बना हुआ या रंगा 

हुआ 2. एक लाख (संख्या) से सबद्ध । 


लाख (म्वा० पर० लाखति) 4. सूख जाना, नीरस होना 
2. अलंकृत करना 3. पर्याप्त होना, सक्षम होना 
4. प्रदान करना 5. रोकना 

लागुडिक (वि०) [लग्‌ड--ठक] दे० 'लाकुटिक' । 

लराघ्‌ (म्वा० आ० लाघते) बराबर होना, पर्याप्त होना 

सक्षम होना । 

लाघवम्‌ [लघोर्भाव: अण्‌] 4. अल्पता, क्षुद्रता 2. लघता, 

हलकापन 3. अविचार, निष्फलता 4. नगण्यता 

5. अनादर, घृणा, अपमान, अप्रतिष्ठा --सेवां लाघव- 

कारिणीं कृतधिय: स्थाने श्वव॒त्ति विदः-म॒द्रा ० ३।१४ 


भग० २॥३५ 6. फ़र्ती. चस्ती, वेग 7. क्रियाशीलता, 
दक्षता, तत्परता 
-बेद्धिलाघवम्‌ 9. संक्षेप, (अव्यवित कौ संक्षिप्तता ) 
(कविता में) मात्रा की कमी । 

लाइगलम्‌ [लड़ग्‌--कलच्‌, पषो० वद्धि:] 4. हल 2, हल की 
शकल का शहतीर 3. ताड़ का वक्ष 4. छशिइन, लिंग, 
5, एक प्रकार का फल । सम०- ग्रहः हाली, किसान, 
--दण्ड: हल का लटठा, हलस,--ध्वजः बलराम का 
नामान्तर,--पद्धतिः (स्त्री०) खूड, हल से बनी रेखा, 
सीता,--फालः हलकी फाली । 

लाइगलिन (पं०) [लाडइः-गल--इनि] 4. बलराम का नाम 
-बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाड्लूली या: सिषेवे--मेघ ० 
४९ 2, नारियल का पेड़ 3. साँप | 

लाडूलो [लाइगल--अच्‌ --डीपष्‌ | नारियल का पेड़ । 


लाडइुगलीषा [लाड्रल--ईषा | हलस, हल का लटठा । 

लाइ-गुलम [लडग्‌--उलच्‌ू; बा० वृद्धि:] . पंछ 2. शिश्न 
लिग । 

लाडुगलम [लड-ग्‌--ऊलच्‌ पृषो० ] . पँछ--लाडगूलचाल- 
नमधरचरणावपातम्‌ *** *** दवा पिंडदस्य कुरुते--भतं ० 
२।३१, कुत्ता पूंछ हिलाता हैँ 2, शिश्त, लिग । 

लाडगलिन (पुं०) [लाड्-गूल---इनि] बन्दर, लंग्र । 

लाजू, लाऊ॒ज्‌ (म्वा० पर० लाजति, लाब्जति) 4. कलूंक 
लगाना, निन्‍दा करना 2. भूनना, तलना । 

लाजः [लाज--अच्‌ ] गीला धान,--जाः (ब० व०) भुना 
हुआ, या तला हुआ घान (स्त्री० भी)--(तं) 
अवाकिरन्बाललताः प्रसूनराचारलाजरिव पौरकन्या 
--रघु० २।१०, ४॥२७, ७।२५, कु० ७।६९, ८० । 

लाडछ (म्वा० पर० लांछति) 4. भेद करना, चिह्नित 
करना, विशिष्ट बनना 2. सजाना, अलंकृत करना । 


लाअछनम्‌ [लाञछ कर्म णि ल्यद | . चिह्न, निशान, निशानी 
विशिष्टताद्योतत चिह्न--नवाम्बदानीकम्‌ 'उहकआनर 
(धनषि ) -- रघू० ३॥५३, प्रायः समास के अन्त में 
'चिह्नित' 'विशिष्टीकृत' अर्थ बतलाने के लिए--जाते5 
थ देवस्य तया विवाहमहोत्सवे साहसलाजञ्छनस्य 
विक्रमांक” १०।२, रघृ० ६।१८, १६।८४, इसी 
प्रकार 'श्रीकण्ठपदलाञ्छन: मा० १, श्रीकण्ठ विशेषण 
को घारणकरतेहुए -»अनाम, अभिधान 3. दाग, 
घब्बा, अपकोति का चिह्न 4. चन्द्रमा का कलंक 
(काला धब्बा) कु० ७।३५ 5. सीमान्त । 

लाञछित (वि०) [लाञछ--क्त] . चिह्नित, अन्तरयक्त 
विशिष्ट 2. नामी, नामक 3. विभूषित 4. सुसज्जित । 

लाट (पु०, ब० व०) एक देश और उसके अधिवासियों 
का नाम--एष च (लाटानप्रास): 'प्रायंण लाटजन- 
प्रियत्वाल्लाटानप्रास:--सा० द० १०,--ह€: 4. लछाट 
देशका राजा >» पुराने जीणशीणे वस्त्र 3. कपड़े 


( ८७६ ) 


4. बच्चों जंसी भाषा । सम०--अनप्रासः: अन॒प्रास 
अलंकार के पाँच भंदों में से एक, शब्द या शब्दों की 
पुनरावत्ति उसी अथ में परन्तु भिन्न प्रयोग के साथ 
मम्मट ने उसका सोदाहरण निरूपण किया «हैं 
--शब्दस्तु लाटानप्रासो भेंदे तात्पयमात्रत: -उदा० 
वदनं वरवणिन्यस्तस्या:, सत्यं सुघाकर: सुघाकर: क्व 
न्‌ पुन: कलुडकविकलो भवेत--या--यस्य न सविघ 
. दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्यथ, यस्य च सविघ 

दयिता दव॑दहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ--काव्य ० ९ । 

रहाटक (वि०) (स्त्री ०--टिका) [लाट-+-व॒न] लाट देश 
से संबद्ध । 

लॉटिका, लाटी [ लट+ण्वल--टापू, इत्वम्‌, लाट--अच्‌ 
-+डीष | रचना, की एक विशषश ली--दे ० सा० द० 
६२९ 2. एक प्राकृतिक बोली का नाम--दे० 
कान्या० १।२५ । 

लाड (चरा० उभ० लाडयति - ते) . लाडप्यार करना, 
पुचका रनता, दलारना 2५ कलऊस्ड्ित करना, निन्दा करना 
3, फेंकना, उछालना--तु० लड़! । 

लाण्ठनी (स्त्री०) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी । 

लात (मृ० क० कृ०) [ ला--क्त ] लिया, ग्रहण किया । 

लापः [ लप-घजञा ] . बोलना, बातें करना 2. किल- 
किलाना, तुतला कर बोलना 

लाबः, लाबक: [ ल--धर्ण , पूषो० | एक प्रकार का 
छवा पक्षी, बटर । 

लाबः (बः) (पु०) एक प्रकार की लौकी, तूमड़ी । 

लाब॒की (स्त्री०) एक प्रकार की सारंगी । 

लाभ: [ लभू+घजञा ] 4. उपलब्धि, प्राप्ति, अवाप्ति 

अधिग्रहण-शरीरत्यागमात्रेण' शुद्धिठा मममन्यत-रघु ० 

१२॥। १०, स्त्री रत्नलाभम---७।३४, ११९२, क्षणमप्य- 

वतिष्ठते श्वसन यदि जतन्तुनंन्‌ लाभवानसों--रघु ० 

८।८७ 2. नफा, मनाफा फायदा--सुखदु:खं समे क्ृत्वा 

लाभालाभों जयाजयो-- भग० २॥३८, याज्ञ ० २२५९ 

3. सुखोपभोग 4. लट का माल, विजित प्रदेश 

5. प्रत्यक्षज्षान, जानकारी, संबोध। सम० - कर,-- क्ृत्‌ 

(वि०) लाभकारी, फायदेमंद,--लिप्सा लाभ को 

इच्छा, लोलपता, लालच । 


लाभकः [ लाभ--कन्‌ | फायदा, मनाफा । 

लामज्जकम्‌ [ ला-+क्विप, ला आदीयमाना मज्जा सारो 
यस्य ब० स०, कप्‌ | एक सुगंघय क्‍्त घास विशेष की 
जड़, खस, वीरणमूल । 

लॉम्पट्यम | लम्पट--ष्यजा | लम्पटता, 
भोगासक्ति । 

लालनम्‌ [ लल-यद ] . दुलारना, लाड प्यार करना 
पुचकारना-- सुतलालनम्‌-- आदि 2. तुष्ट करना 
आवश्यकता से अधिक स्नेह करना, आत्मरंजन, 


कामकता 


अत्यधिक लाडप्यार-लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो 
गुणा:--दे० लल । 

झछालस (वि०) [ लस+यड, लक द्वित्वम, अच ] 
. अत्यंत लालायित, बहुत इच्छुक, आतुर--प्रणाम- 
लालसा: -का० १४, ईशानसंदशनलालसानां--कु० 
७।५६, शि० ४॥६ 2. आनन्द लेन वाला, भक्त, अनु- 
रागी, लीन--विलासलालसम--गीत ० १, शोक, 
मृगया आदि । 

लालसा [ लस स्पहायां यडः लक भावे अ | 4. प्रबल इच्छा 
उत्कण्ठा, बड़ी अभिलाषा, उत्सुकता 2. याचना 
निवेदन, अम्यथना 3. खेद, शोक 4. दोहद, गर्भिणी 
स्त्री को इच्छा । 

लाकसीकम्‌ (नपं ०) चटनी । 

लाला [ लल-- णिच -- अच्‌--टाप्‌ ] लार, थूक -भतु० 
२।९। सम०--स्रवः मक्कड़,--खत्रावः . लार बहाना 
2. मक्‍कड़ । 

लालाटिक (वि०) (स्त्री०--की) [ ललाट प्रभोभलिं 
पदर्यति ठड्य ] . मस्तक पर स्थित या मस्तकसंबंधघी 
2. भाग्य से मिलना या भाग्य पर निर्भर रहनेवाला 
- प्राप्तिस्तु लालाटिकी -- उद्धूट 3. निकम्मा, नीच, 
कमीना, - कः7 सावधान सेवक (शा० जो अपने 
स्वामी की मखमद्गा से समझ लेता हं कि अब क्‍या 
क्या करना आवश्यक हू) 2. निठल्ला, लापरवाह, 
निरयथक व्यक्ति 3. एक प्रकार का आलिगन | 

लालाटो [ ललाट--अण्‌ ---डीप्‌ ] मस्तक, माथा । 

लालिक: [ लाला--ठञा_ ] भैंसा 

लालित (भू० क० कृ०) [ लल +- णिच्‌-+क्त ] . दुलार 
किया गया, लाडप्यार किया गया, लालन किया गया 
अत्यंत स्नेह कियागया 2. सत्यपथ से डिगाया गया 
3. प्रेम किया गया, अभिकूषित,-तम्‌ आनन्द, प्रेम, हु । 


ल/लितक: [ लालित--कन्‌ ] लाडला, दुलारा, प्रिय, स्नेह- 
भाजन । 

लालित्यम' [ललित -+ष्यज्ण ] . प्रियता, लावण्य, सौन्‍्दयं 
आकषण, माचय, -- दण्डिलः पदलालित्यम्‌--उद्धट 

प्रीति विषयक हाव भाव । 

लालिनू (पुं०) [लल--णिच--णिनि] बहकानेवाला, 
फूसलान वाला । 

लालिनो [लालिन्‌--डीप्‌ ] स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

लालका (स्त्री०) एक प्रकार की माला, हार । 

लाव (वि०) (स्त्री०-वी) [लू कतंरि घञ ] 4. काटने 

वाला, लनाई करने वाला, उखाड़तेवाला-कुशसचिला- 

वम्‌--रघ ० १३॥४३ 2. उत्पाटन करने वाला, एकत्र 
करने वाला 3. काट कर गिराने वाला, मारने वाला 
नष्ट करने वाला--भट्टि० ६।८७,--वः . काटना 
2. लवा नामक पक्षी । 


( ८७७ ) 


लावक:ः [ल--ण्वल| 4. काटन वाला, खड-खड करन 
वाला 2. लावनी करने वाला, एकत्र करने वाला 
3. लवा, बटर । 

लावण (वि०) (स्त्री०-णी) [लवणं संस्क्ृतम्‌ अण्‌ | 
. नमकीन 2. लवण से यक्‍त, लवण द्वारा सस्कृत । 

लावणिक (बथि०) (स्त्री०-को) [लवण संस्कृत ठण्‌ | 
4. नमकीन, नमक से प्रसाधित 2. नमक का व्यापारी 
3. प्रिय, सुन्दर, लावण्यमय--शि० १०।३८, (यहाँ 
इसका अर्थ “नमक का व्यापारी भी हैं ), - कः नमक 
का व्यापारी,-- कम लवण-पात्र, नमक का बतंन । 

लावष्पम [लवण-+घष्यञ्य ] 4. नमकीनपना 2. सौन्दय 
सलोनापन, मनोहरता--तथापि तस्या लावण्य रेखया 
किचिदन्वितम्‌---श ० ६।१३, कु० ७।१८, शब्द० में 
'लावण्य' की परिभाषा--मवताफलेष छायायास्तरल- 
त्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदडगेष तल्लावण्यमिहों 
च्यते। सम० - अजितम विवाहिता स्त्री की निजी 
सम्पति जो विवाह के अवसर पर उसे अपने पिता 
या सास से प्राप्त हुई हो । 

लावण्यमयं, लावण्यबत्‌ (वि०) [लावण्य--मयट, मतुप्‌ 
वा] प्रिय, मनोहर । 

लावाणकः [ल--आनकः| मगघ के निकट एक ज़िले का 
नाम । 

लाविकः [लाव--ठक | भैंसा 

लाषक (थि) (स्त्री०-का,-की ) [लपष्‌ +- उकञ्ा ) लोलप 
लोभी लालची । 

लास: [लस्‌--घज्ण | . क्‌दना, खेलना, उछलना, नाचना 
2. प्रेमालिगन, केलि क्रीडा 3. स्त्रियों का नाच, रास- 
लीला 4. रसा, झोल । 

लासक (घथि०) (स्त्री०-सिका) [लस्‌-+ण्वुल] 4. खेलने 
वाला, किलोल करने वाला, विहार करने वाला 
2. इधर उधर घूमन वाला, - कः . नतंक 2. मोर 
3. आलिगन 4. शिव का नामान्तर, कम्‌ चौबारा, 

जे । 
[लासक--डीष ] नतेकी । 

लासिका [लस -ण्व॒ल --टाप, इत्वम | . नतेंकी 2. वेश्या 

स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिणी स्त्री । 


लास्यम्‌ [लस्‌--ण्यत्‌ | 4. नाचना, नत्य,-- आस्ये घास्यति 
कस्य लास्यमधना. . .वाचां विपाको मम-भामि० ४।४२, 
रघ० १६।१४ 2. गाने बजाने के साथ नाच 3. वह 
तत्य जिसमें प्रंम की भावनाएँ विभिन्न हाव भाव तथा 
अंगविन्यासों द्वारा प्रकट की जाती हैं, --स्यः नट, 
नतेक, अभिनेता,-- स्था नतंकी । 

लिकुच: [लक्‌-|-उच, पृषो० इत्वम्‌| दे० 'लकुच' । 

लिक्षा [रिष: स कित्‌ | 4. ल्हीक, जओं के अंडे 2. अत्यन्त 
सूक्ष माप (जो चार या आठ त्रसरेणु के बराबर 


>नररालारमममकन+++म कक..." प्‌": "रन समा ९. .."ारा>-ममनाम मम ....2५8.......... 2... जशारममारममममार> नमक भ सम... ८ासमालामममाअ- मम. ४ मातम कक 'आ..3....3..... आम. >टामामासतानमममकक 


लिखित (भू० क० कृ० 


मानी जाती हैं )--जालान्तरगते भानो यच्चाणु दृदयते 
रज:ः, तरचतुभिभवेल्लिक्षा, या, त्रसरेणवोध्टो विज्ञेया 
लिक्षका परिमाणत: -मनु० ८।१३३, दे० याज्ञ० 
१।३६२ भी । 


लिक्षिका [ लिक्षा--कन्‌ --टाप, इत्वम | ल्हीक । 
लिख (तुदा० पर० लिखति, लिखित) . लिखना, लिख 


रखना, अंतरंकण करना, रेखांकन करना, उत्कीण्ं 
करना,-अरसिकेष कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा 
लिख मा लिख - उद्धट, ताराक्षरेयामसिते कठिन्या 
निशाइलिखद व्योम्नि तमः प्रशस्तिम-न० २२।५४ 
याज्ञ ० २८७, श० ७॥५ 2. रेखाचित्र बनाना, रेखा 
खींचना, आलेखन, चित्रित करना, रज्ग भरना-मृग- 
मदतिलक॑ लिखति सपुरूक॑ मगभिव रजनिकरे - गीत ० 
७, मत्सादश्यं विरहतन वा भावगम्यं लिखन्ती-मेघ ० 
८५, ८०, कु० ६।४८, स्मित्वा पाणौ खड़लेखां लिलेख 
--काव्य ० १० 3. खरचना, रगड़ना, घिसना, फाड़ 
देना-न किचिदृचे चरणन केवल लिलेख बाष्पाकुल- 
लोचना भुृवम्‌ -कि० ८।१४, मूर्धष्ना दिवमिवालेख़ीत्‌ 
>भद्वि० १५।॥२२ 4. (शल्यक्रिया) करना, खाल काटना 
5. स्पर्श करना, खरोंच पंदा करना 6. (पक्षी की 
भांति) चोंचें मारना 7. चिकना करना 8. स्त्री के 
साथ सहवास करना, आ-, . लिखना, चित्रित करना, 
रेखाएँ खींचना--मा० १।३१ 2. रज्भ भरना, चित्र 
बनाना-- आलिखित इव सर्वेतो रज्भ:-- श० १, त्वामा- 
लिख्य प्रण्यकुपिताम-- मेघण १०५, रघु० १९।१९ 
3. खरचना, छीलना, उद्‌ -, . खुरचना, छीलना, 
फाड़ना, खोंचा लगाना- शि० ५१२०, मन॒० १॥२३ 
2. पीस डालना, रोगन करना--त्वष्टा थिवस्वन्तमिवो- 
हिललेख,-कि ० १७।४८, रघ० ६।३२, श० ६।६ 3. रज्ज 
भरना, लिखना, चित्रित करना-कु० ५।५८ 4. खोदना, 
काटकर बनाना, प्रति - ,उत्तर देना, जवाब देना, बदले 
में लिखना, बि-,लिखना, अन्तरंकण करना 2. रेखांकन 
करना, रज्भ भरना, चित्रित करना, चित्र बनाना 
- लिलिखति रहसि कुरडगमदेन भकक्‍तलतमसगम्शरमूतप्‌ 
-- गीत ० ४ 3. खुरचना, छीलना, फाड़ना--मन्दं शब्दा- 
यमानवो विलिखति शयनादृत्थितःक्ष्मां खरेण--काव्य ० 
१०, व्यल्िक्च्कक्‍्च्क्कुटन पक्षती--न० २२, पादेन हम॑ 
विलिलेख पीठम्‌--रघु ० ६।१५, कु० २।२३ 4. रोपना 
जमाना-हि ० ४।७२ पाठान्तर, सम्‌-,खु रचना, छीलना । 


लिखनम [लिख --ल्यद ] 4. लिखना, अन्तरंकण 2. रेखांकन 


रड्भ भरना 3. खुरचना 4. लिखित दस्तावेज, लेख 
या हस्तलेख । 


| लिख-- कत | लिखा हुआ, रज्ज 
भरा हुआ, खुरचा हुआ आदि दे० लिख्‌,---तः विधि 
या घमशास्त्र के एक प्रणता का नाम (शंख के साथ 


( ८७८ |) 


इस नाम का उल्लेख मिलता हैं ),--तम््‌॒ . लेख, 
दस्तावेज 2. कोई पुस्तक या रचना ॥ 

लिगः [लिग्‌--कु ] . हरिण 2. मूर्ख, बुद्ध,-- नपुं० हृदय । 

लिल्ड (म्वा० पर० लिखति) जाना, हिलना-जुलना । 

लिड्”रा । (म्वा० पर० लिज्ुति, लिड्रित) जाना, हिलना- 
जुलना, आ-,आलिड्न करना, परिरंभण करना । 
॥ (चुरा० उभ० छिज्गयति-ते) रज्भ भरना, चित्रित 
करना 2. किसी संज्ञाशन्द की उसके लिड्भ के अनुसार 
रूपरचना करना । 

लिडस | लिड्ग---अच्‌ | .निशान, चिह्न, निशानी, प्ररूप, 
बिल्ला, प्रतीक, विभेदक चिह्न, लक्षण--यतिपा्थिव- 
लिज्रघारिणौ--रघु० ८।१६ मूनिर्दोहिदलिड्दर्शी 
१४॥७१, मनु० १३०, ८ २५, २५२ 2. अवास्तविक 
या मिथ्या चिह्न, वेश, छद्यवेश, घोखे में डालने वाला 
बिल्ला--लिडग मंद: संवृतविक्रियास्ते -- रघु० ७।३०, 
क्षपणकलिड्गधारी मुद्रा० १, न लिडगं धर्मकारणम्‌ 
-हि० ४।८५, दे० नी ० लिडःगिन्‌ 3. लक्षण, रोग के चिह्न 
4. प्रमाण के साधन, प्रमाण, सबूत साक्ष्य 5. (त्तक० 
में) किसी प्रतिज्ञा का विधेय 6. लिज्भचिह्न 7. योनि 
>-गृणा: पूजास्थानं गृणिषु न च लिड्गम न च वयः 
--उत्तर० ४।११ 8. पुरुष की जननन्द्रिय, शिश्न 
9. (व्या० में) स्त्री या पुरुषवाची शब्द पहचानने का 
चिह्न, लिड् 0. शिवलिजड्भ . देवमूति, प्रतिमा 
2. एक प्रकार का संबंध या अभिसूचक (जैसे कि 
संयोग, वियोग और साहचये आदि) जो किसी दब्द 
के किसी विशेष संदर्भ में अर्थ निश्चित करने का काम 
देता है उदा० कृपितो मकरध्वज: में कुपित शब्द 
मकरघ्वज शब्द के अर्थ का 'काम' के अर्थ में बंधेज 
कर देता हूँ काव्य० २, तथा तत्स्थानीय भाष्य 
3. (वेदांत० में ) सृक्ष्म शरीर, दृश्यमान स्थल शरीर 
का अधिनश्वर मूल शरीर, तु० पंचकोष । सम०» 
-अग्रम लिज्गभ की मणि, सुपारी,-अनुशासनम्‌ व्याकरण 
विषयक लिड्ग ज्ञान, वे नियम जिनसे शब्द के लिड़्ों 
का ज्ञान मिलता हैँ, - अर्चनम शिव की लिड् के 
रूप में पूजा,--देहः-शरोरम्‌ सूक्ष्म शरीर- दे० लिज् 
(१३) ऊपर,-धारिन (वि०) बिल्लाघारी, -- नाज्ञः 
. विशिष्ट चिह्नलों का लोप 2. शिश्चव का न रहना 
3. दृष्टिशक्ति का अभाव, एक प्रकार का आँखों का 
रोग, परामशे: (तकं० में) विचित्न को ढूंढना या 
विचारना (उदा० “अग्नि” का सूचक चिह्न 'धआँ हं ), 
--पुराणम्‌ अठा रह पुराणों में से एक पुराण, - प्रतिष्ठा 
लिड्भ अर्थात्‌ शिवजी की पिण्डी की स्थापना, वर्धन 
(वि० ) पुरुषक्षी जननेन्द्रिय में उत्तजना पेदा करने 
वाला,-बिययंयः लिड्भरपरिवर्तन,-वत्तिः (वि०) पाखंड 
से भरा हुआ, - वृति: धर्मं के कार्यों में पाखण्ड करने 


वाला,--वेदी वह आधार जिस पर शिवलिज्भध स्थापित 
किया जाता हैं । 

लिड्रकः [ लिड्र-+क-+क |] कपित्थ वक्ष, कंथ का पेड़ । 

लिड्धनम्‌ [ लिड्ग-+ल्यूट्‌ ] आलिज्भधन करना । 

लिड्रिन (वि०) [ लिड्ूमस्त्यस्य इति] . चिह्न या निशान 
रखने वाला 2. विशेषतायक्त 3. बिल्‍ला या निशान 
रखने वाला, दिखाई देन वाला, छद्यवेशी, पाखंडी, 
झठ बिल्‍ले लगाने वाला (समास के अन्त में)- स 
वर्णिलिज्जी विदित: समाययौ युधिष्टरं द्वंतवने वनेचरः 
-+कि० ११, इसी प्रकार 'लिड्िन्‌' 4. लिज्ल से युक्त 
5. सूक्ष्म शरोरधारी . --पुं०, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण 
सन्‍्यासी -- पंच० ४।३९ 2. शिवलिड्र की पूजा: करन 
वाला 3. पाखण्डी, बना हुआ भक्त, संनन्‍्यासी 4. हाथी 
5. (तर्क० में) प्रतिज्ञा का ध्िषय । 

लिपिः.-पी [लिप्‌-+-इक, छोपू वा] 4. लीपना, पोतना 
2, लिखना, लिखावट 3. छिखित अक्षर, वर्ण, वर्ण- 
माला--यवनाल्लिप्याम्‌ू---वा ०, लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन 
वाडमयं नदीम्‌खेनेव समुद्रमाविशत्‌ृ--रघु ० ३॥२८, 
४६ 4. लिखने की कला 5. (अक्षर, दस्तावेज़, या 
हस्‍तलेख आदि) लिखना--अयं दरिद्रो भवितेति 
वधरसी लिपि ललाटेइथिजनस्य जाग्रतीम्‌-- न ० १।१५, 
१३८ 6. चित्र कला, रेखांकण | सम०--करः . पलस्तर 
करने वाला, सफ़ेदी करने वाला, राज 2. लेखक, 
लिपिक 3. उत्किरक (उभरा हुआ लिखने वाला, 
नकक्‍्काशी करने वाला) (“लिपिर्कर भी),--कारः 
लेखक, लिपिक, -ज्ञ (नि०) जो लिख सकता हे, 
-"न्यासः लिखने या नक़रू करने की कला,--फलकम 
लिखने का पट्ट या तख्ता,-- शाला वह सकल जहाँ 
लिखना सिखाया जाय,-- सज्जा लिखने का सामान या 
उपकरण । 

लिपिका | लिपि-+-कन्‌ --टापू | दे० 'लिपी' । 

लिप्त (भू० क० कृ० ) [लिप्‌-+-क्त] 4. लीपा हुआ, पोता 
हुआ, साना हुआ, ढका हुआ 2. दाग लगा, बिगड़ा 
हुआ, दूषित, मलिन 3. विषयकक्‍त, (बाण आदि) जहर 
में बुझाया हुआ 4. खाया हुआ 5. जुड़ा हुआ, मिला 
हुआ । 

लिपक: [लिप्त--कन्‌| जहर में बुझा तीर । 

लिप्सा [लभ--सन्‌ भावे अ] ।. प्राप्त करने की इच्छा, 
भामि० १।१२५ 2. अभिलाषा । 

लिप्सु (वि०) [लभ्‌--सन्‌--उ] प्राप्त करने का इच्छक । 

लिबि:,--बी (स्त्री०) [लिप--इन्‌, बा० पस्य बः] दे० 
लिपि । 

लिबिहकरः [लिंबि करोति क्ृ-- ८, पृषो ० द्वितीयाया अल॒क ] 
लिपिक, लेखक, लिपिकार । 

लिम्प्‌ (तुदा० उभ० लिम्पति-ते, लिप्त ) . लीपना, पोतना 


( ८७९ ) 


सानना--लिम्पतीव तमो$ज्ानि-मच्छ ० १।०४ 2. ढक 
देना, विछा देना--शि० ३।४८ 3. दाग लगाना 
दृषित करना, मलिन करना, कलंकित करना, कलषित 
करना--यः करोति स लिप्यते--पंच० ४६४, न मां 
कर्माण लिम्पन्ति--भग ० ४॥१४, १८।१७, मन० 
१०।१०६ 4. प्रज्वलित करना, सुलगाना-तस्यालिपत 
शोकाग्नि: स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलन--भट्टि ० ६२२, 
अनु-,लीपना, पोतना वपुरन्वलिप्त न बध्‌ः-शि ० ९।५१ 
१५ 2, ढक देना, फलाना, घेर लेना -- रघृू० १०।१० 
श० ७।७, अव-,लीपना, पोतना (कमंवा०) फल जाना 
घमंडी बनना, उन्नत होना, आ---, 7. लीपना पोतना 
ःूःउत्तर० ३।३९, क्रतु० ६१२ 2. दृषित करना, 
दाग लगाना, उप--,धब्बा लगाना, मलिन करना 
भग०१३।३२, वि--,लीपना, पोतना, मलना, - कु० 
५।७९, भट्टि ० ३३२०, १५१६, शि० १६।६२ । 
लिम्पः [ लिप --- श, मम | लेप, पोतना, मालिश । 
लिम्पट (वि०) [">लम्पट, पृषो०] कामासक्त, विषयी, 
““ठः व्यभिचारी, दृश्चरित्र । 
लिम्पाक: | लिप --- आकन, पृषो ० ] . नींब या चकोतरे का 
वक्ष 2. गधा, - कम चकोतरा, नींब । 
लिश । (तुदा० पर० लिशति) . जाना, हिलना-जुलना 
2, चोट पहुँचाना -दे० रिश्‌ । 
] (दिवा० उभ० लिश्यति --ते ) छोटा होना, घटना । 
लिष्ट ( भूण० क० कृ० ) [लिश -क्त | जो छोटा हो गया 
हो, घट गया हो या न्‍्यन हो गया हो । 
लिष्वः [लिष--वन | अभिनेता, नतंक । 
लिह्‌ (अदा० उभ० लेढि, लीढे, लीढ, इच्छा० लिलिक्षति 
->तै) . चाटना--कपाले मार्जारः पय इति 
करॉल्‍लेडि शशिन:-काव्य ० १९, भामि० १।१९, कि० 
५।३८, शि० १।४० 2. चाट जाना, चखना, घंट-घंट 
से पीना, लप-लप करके पीना --नं० २।९९, १०० 
, [. चाटना, लपलूप करके पीना, थोडा थोड़ा 
करके चखना--भवव्यालावलीढात्मन: -- गंगा० ५०, 
वेणी ० ३॥५, भामि० १।१११ 2. चबाना, खाना 
दर्भरर्धावलीढे:--श० १।७, मच्छ० १॥९, आ--, 
]. चाटना, लपलप करके पीना 2. घायल करना 
आघात पहुंचाना-सेनान्यमालीढमिवास्‌रास्त्रे:--रघु ० 
२।३७ 3. (आँखों से ) ग्रहण करना, देखना,-न याम्या- 
मालीढा परमरमणीया तव तनः -गंगा० ३२, उद -- 
चमकाना, घषंण ह्वारा चिकना बनाना, रगड़ना -- मणि 
शाणोल्लीढ: --भतं ० २।४४, परि --, सम--, चाटना- 
..._भददि० १३४२ । 
लो ] (म्वा० पर० लयति) पिघलना, विघटित होना । 
] (क्रया० पर० लिनाति) 4. जड़ जानां 2. पिघलना 
-प्राय: “वि उपसग्े के साथ । 


(॥ (दिवा० आ० लोयते, लीन) . चिपकना, दृढ़ता 
पृवक जमे रहना, जड़ जाना -मालवि० ३५ 
2. भजपाश म॑ बांघना, आलिगन करना 3. लेटना 
विश्राम करना, टेक लेना, ठहरना, रहना, दुबकना 
छिपना, लकना - (भज्भाड्ुना:) लीयन्ते मुकुलान्तरेषु 
शनक: संजातलज्जा इव--रत्न० १।२६, रघ० ३।९, 
श० ६।१६, कु० ११२, ७॥२१, भट्टि० १८॥१३, 
कि० ५१२६ 4. विघटित होना, पिघलना 5, चिप- 
चिपा, लसलसा 6. लीन हो जाना, भकक्‍त 
या अन रक्त होना, - माधवमनसिजविशिखभयादिव 
भावनया त्वयि लीना गीत० ४ 7. नष्ट 
होना लोप होना,--प्रेर० (लापयति - ते) 
लाययति-ते, लीनयति-ते लालयति-ते) पिघलाना, 


विघटित करना, तरल बनाना, गलाना (लापयते' 
रूप सम्मान या सम्मानित करने के अथ में प्रयक्त 
होता हँ--जटाभिर्लञापयते --पूजामधिगच्छति - तु० 
पा० १।३॥७० ), अभि--, !. जुड़ना, चिपकना--रघु ० 
३।८ 2. ढक लेना, ऊपर फंला देना--पदचादुच्चभ- 
जत रुवन मण्डलेना भिलीनः मेघ० ३८, आ --,. बस 
जाना, छिपना, दुबकना, विक्रम० २२३, 2. जुड़ना 
चिपकना--रघु० ४५१, नि-, 7. चिपकना 
जमे रहना, लेट जाना, आराम करना, बस जाना 
उतर पड़ना--निलिल्ये मृध्नि गप्नोउस्य -भट्टि० 
१४।७६, २।५ 2. दुबकना, छिपना, अपने आपको 
छिपा लेना -गहास्वन्य नन्‍्यलेषत--भद्धि० १५॥३२ 
निशि रहसि निलीय--गीत० २ 3. अपने आपको 
छिपा लेना (अपा० के साथ )--मातुनिलीयते कृष्ण 
--सिद्धा० 4. मरना, नष्ट होना, . लीन होना 
विघटित होना, गल जाना--आत्मना क्ृतिना च 
त्वमात्मन्येव प्रली यसे-कु० २।१०, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके -- भग० ८।१८, मनु० १।५४ 2. नष्ट 
होना, लोप होना 3. नाश को प्राप्त होना, नष्ट 
होना, बि---, !. जुड़ना, चिपकना, जमे रहना 
2. विश्राम करना, बस जाना, उतर पड़ना--पुरोञस्य 
यावन्‍न भुवि व्यलीयत--शि० १॥१२ 3. विगलित 
होना, पिघल जाना, लीन होना -महावीर० ६।६०, 
७। १४ 4. लोप होना, ओझल होना 5. नष्ट होना, 
सम्‌ -, !. चिपकना, जड़ना 2. लेट जाना, बस 
जाना, उतरना 3. दुबकना, छिपना 4. पिघलना । 


लोक्का (स्त्री०) लीख, यकांड, दे० लिक्षा । 


(भू० क० कृ०) [लिह --क्त] चाटा गया, चसकी 
ली गई, चखा गया, खाया गया आदि०, दे० 'लिह 


लोन (भू० क० कु०) [ली-+क्त] 4. जुड़ा हुआ, चिपका 


हुआ, चूसा हुआ 2. दुबकाया हुआ, छिपाया हुआ 
प्रच्छन्तच 3. विश्राम करता हुआ, टेक लगाये हुए 


( '. ८८० ) 


4. पिघला हुआ, विगलित---मा० ५१० 5. पूर्णरूप 
से विलीन, या निगलित, गहरा जुड़ा हुआ--नद्य 
सागरे 5  भवन्ति 6. भक्त, छोड़ा हुआ 7. ओझल 
दे० ली ) 

लीला [ ली-+क्विप लियं लाति ला-+क वा ] 4. खेल 
क्रीड, विनोद, दिलबहलावा, आनन्द, मनोरंजा 
-- कलम ययो कन्दकलीलयापि या-कु० ५॥१९ 
(प्रायः समास के प्रथमखण्ड के रूप में प्रयक्त) लीला 
कमल, लीलाशक: आदि 2. प्रीतिविषयक' मनोविनोद 
स्वेच्छाचारिता, रतिक्रीडा, केलिकीडा-उत्सष्टलीला- 
गति: - रघु० ७।७, ४॥२२, ५७०, क्षुम्यन्ति प्रसभ- 
महो विनाउपि हेतोलीलाभि:ः किम सति कारण रमण्य 
--शि० ८।२४, मेघ० ३५, (उज्ज्वलनीलभणि ने इस 
अथ में लछोला शब्द की व्याख्या इस प्रकार की हूँ 
--अप्राप्ततल्लमसमागमनाधिकाया: सख्या: पुरोछत्र 
निजचित्तविनोदब॒दध्या । आलापवेशंगतिहास्य 
विलोकनायः प्राणेश्वरानक्रृतिमाकलयन्ति लीलाम ।। ) 
3. आसानी से, सुविधा, क्रीडामात्र, बच्चों का खेल 
>>लीलूया जघान आसानी से मार डाला 4. दर्शन 
आभास, हावभाव, छवि--यः संगति प्राप्तपि- 
नाकिलील:--रघ्‌ू० ६।७२, 'पिताकी की भांति 
दिखलाई देने वाला” 5. सोन्दयं, लावण्य, लालित्य 
--मुहरवलोकित मण्डनलीला--गीत ० ६, रघ० ६।१, 
१६।७१ 6. बहाना, छद्मयवेश, ढोंग, बनावट यथा 
लीलामन्‌ष्यः.. लीलानट:॥। सम०--अ (आ) गारः, 
एरम,>गहमस,--गेहम्‌,-- वेइसन्‌ (नपुं०) _ आनन्‍द- 
भवन - रघृु० ८।९५,-अड्भः (वि०) ललित अंगों 
वाला,--अब्जम्‌ - अम्बुजम्‌,--अरविन्दसम,--कसलम्‌ 
--तामरसम्‌/-- प्चमण्त कमल-खिलोना' कमल का 
फल जो खिलौने की भांति हाथ में लिया हुआ हो 
--रघु० ६१३, मेघ० ७५, कु० ६।८४, - अवतार 
(विष्णु का) पृथ्वी पर मनोरंजन के लिए उतरना 
- उद्यानम्‌ !. प्रमोदवन टै-देववन, इन्द्र का स्वगं, 
-- कलहः 'क्रीडामय कलह ॒ तु० प्रणय कलह,---चतुर 
(वि०) विजशुद्ध मनोहर,--मनुष्यः कपटी मनुष्य, छद्य- 
वेशी,--मात्रमक्रीडामात्र, केवल खल, बच्चों का 
खेल, अनायास,--रतिः (स्त्री०) मनोविनोद, क्रीडा 
--बापी आनन्दबावडी,--शुकः आनन्द के लिए पाला 
हुआ तोता । 

लीलायितम्‌ [ लीला-- वयच्‌-+क्‍क्त ] खेल, क्रीडा, मनो- 

रंजन, आनन्द । 

लीलावत्‌ (वि०) [ लीला-+मतुप्‌, मस्य वः ) क्रीडामय 

खिलाड़ी,-.ती !. मनोहर या लायण्यवती स्त्री 

2. श्वृंगारप्रिय या स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. दुर्गा का 

नाम । 


लुक (अव्य०) पाणिनि द्वारा प्रयवतत पारिभाषिक शब्द 
जो प्रत्ययों का लोप करने के लिए काम में आता हू । 
लज्च्‌ ( भ्वा० पर० लज्चति, लज्चित ) 4. तोड़ना, खींचना 
छोलना, काटना 2. फाड़ देना, उखाड़ देना, खींच 
डालना । 
लुज्चः,-चनम [ लज्च--घजठञा, ल्यूट वा] छीलना, 
उखाड़ना । 
लुब्चित (भू० क० कृ०) [ लज्च--क्‍्त ] . छीला हुआ 
2. तोड़ा हुआ, उखाड़ा हुआ, फाड़ा हुआ । 
लट । (भ्वा० आ० लोटते) . म॒काबला करना, पीछे 
घकेलना, विरोध करना 2. चमकना 3- कष्ट उठाना, । 
] (चुरा० उभ० लोटयति-ते) 4. बोलना 2. चमकना 
] (म्वा० दिवा० पर० लोटति, लटयति) . लोटना 
जमीन पर लढ़कना - तु० लूट 2. संबद्ध होना 
3. गपहरण करना, लूटना, ससोटना (सभवत: “लुण्ठ्‌ 
या लुण्ट ) । 
ल॒ढ । (म्वा० पर० लोठति) प्रहार करना, पछाड़ देना । 
] (भ्वा० आ० लोठते) 4. भूमि पर लोटठना, इधर 
उधर करवट बदलना, गड़मड़ी खाना, लढ़कना, इधर 
उघर घमना-- मणिल ठति पादेष काच: शिरसि धाय ते 
-हि० २।६८, लठति न सा हिमकरकिरणेन--गीत ० 
७, हारो5यं हरिणाक्षीणां लठति स्तनमण्डले--अमर 
१००, भट्टि० १४५४, भामि० २।१७६, प्र--, बि- 
लोटना, लढ़कना, आदि, भट्ठि ० ५।१०८। 
लुठनम [ लुद-+ल्यूट्‌ ) लोटना, लढ़कना, इधर उघर 
घमना । 
लठित (भू० क० कृ०) [ लठ--क्त ) लोटा हुआ, लोटता 
हुआ या जमीन पर लढ़कता हुआ । 
लंड ] (म्वा० पर० लोडति) हरकत देना, क्षब्धघ करना, 
बिलोना, आलोडित करना--प्रेर ० (लोडयति--ते ) 
हरकत करना, विलोना, विलोडित करता (इसी अर्थ में 
“वि उपसमगे के साथ प्रयक्‍त )-शि० ११।८, १९।६९ । 
] (तुदा० पर० लुड॒ति) 4. जुड़ना, चिपकना 2. ढकना । 


लुण्ट । (म्वा० पर० लंटति) . जाना 2. चुराना, लूटना 
खसोटना 3. रँगड़ा या विकलांग होना 4. आलूसी या 
सुस्त होना 
[] (मवा० पर०, चुरा० उभ० लण्टयति-ते) . लटना, 
खसोटना, चुराना 2. अवज्ञा करना, घृणा करना | 

लुण्ठाक (धि०) (स्त्री०--की) [ लण्ट--षाकन्‌ ] चोरी 
करने वाला (आलं० से भी) लटेरा, डाक---तरुणानां 
हृदयलण्टाकी परिष्वक्कमाणां निवारयति --काव्य ० 
१०, आ: सितशकुनय: केय॑ लण्टाकता--बालरा० ५। 

लुण्ठ (म्वा० पर० लुण्ठित) . जाना 2. हरकत देना, 
क्षब्ध करना, गति देना 3. सुस्त होना 4. लूँगडा 
होना 5. लटना, खसोटना 6. मुकाबला करना । 


( ८८१ ) 


लण्ठकः | लणठ--ण्वल | लटेरा, डाक, चोर । 

लण्ठनम [लण्ठ---ल्यट | खसोटना, लटना, चराना,--यदस्य 
देत्या इबव लण्ठनाय काव्यार्थंचौरा: प्रगणीभवन्ति 
>+विक्रमांक ० १११ । 

लण्ठा [लण्ठ--अ--ठाप | . छट, खसोट 2. लढ़क-पुढ़क । 

लुण्ठाकः [लण्ठ -|-षाकन्‌ | . लूटेरा 2. कौवा । 

लण्ठि:,--ठी (स्त्री ०) [लण्ठ-|- इन, लण्ठि +-डीष | खसोटना 
लटना, डर्कती डालना । 
(चुरा० उभ० लण्डयति-ते ) खसोटना, लूटना डकती 
डालना । 

लण्डिका [लण्ड--इन्‌-+कन्‌--टाप्‌ | 4. गोल पिडी, गेंद 
2. उचित चाल चलन । 

लण्डी [लण्डि--डीष्‌ | उचित या शोभन चालचलन । 

लुन्थ्‌ (म्वा० पर० लबन्‍्थति) . प्रहार करना, चोट 
पहुंचाना, मार डालना 2. भुगतना, पीड़ित होना, 
कष्ट उठाना । 

लुप्‌]। (दिवा० पर० लप्यति) 4. घबड़ा देना, विस्मित 
करना 2. विस्मित हो जाना या घबड़ा जाना। 

॥ (तुदा० उभ० लुम्पति-ते, लुप्त) 4. तोड़ना, भंग करना, 
काट देना, नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना -अनुभवं 
वचसा सखि लम्पसि--नं० ४॥१०५ 2. अपहरण 
करना, वजडिचित करना, ठगना, लटना 3. छीन लेना, 
झपद्ा मार लेना 4. लोप करना, दबा देना, ओझल 
करना--कमंवा० (लप्यते ) . भंग होना, टूट जाना 
2. लप्त होना, नष्ट होना, ओझल या लोप होना 
(व्या० में) प्रर० (लोपयति-ते) !. तोड़ना, भंग 
करना, उल्लंघन करना, अपकार करना 2. भूल 
जाना, उपेक्षा करना, वियक्त करना - रबु० १२।९, 
इच्छा० (ललप्सति, ललोपिषति )-यड-न्त लोलप्यते 
या लोलोप्ति; अब-,प्र-, अपहरण करना, नष्ट 
करना वि--,. तोड़ देना, खींच कर भग्न कर देना, 
काट देना 2. छीन लेना, खसोटना, लूट 
लेता, उठा कर भाग जाना 3. बिगाड़ता 4. नष्ट 
करना, बर्बाद करना, ओझल करना-प्रियमत्यन्तविल- 
प्तदशनम्‌--कु० ४॥२, 'सदा के लिए ओझल हो गया 
उत्तर० ३।२८ 5. पोंछ देना, मिटा देना । 

लुप्त (भू० क० $०) [लुप्‌+-क्त] 4. टूटा हुआ, भग्न, 
क्षतिग्रस्त, नष्ट 2. खोया हुआ, वजड्चित - रघ्‌० 
१४|५६ 3. लूटा गया, ठंगा गया 4. हटाया गया, 
लोप किया गया, ओझल या लोप हुआ (व्य० में) 
5. भूल से रहा हुआ, उपेक्षित 6. व्यवहारातीत 
अप्रयक्त, अप्रचलित -उत्तर ३।३३, दे० लप प्तम्‌ 
चराई हुई संपत्ति, लूट का माल। सम० --उपमा 
खंडित या न्यून पद उपमा अर्थात्‌ वह उपमा जिसमे 
उपमा के आवश्यक चारों अंगों में से एक, दो, अथवा 


११९१ 


_ मालबवि० २।७, वि 


तीन पद लप्त हो गये हों-दे० काव्य० १० उपमा के 
अन्तगंत,-- पद (वि) न्यून पदों से यकक्‍त,-- पिडोदक- 
क्रिया (वि०) श्राद्धकर्म से विरहित,--भ्रतिज्न (वि०) 
जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी हूँ, श्रद्धाहीन, विश्वास- 
घाती, प्रतिभ (वि०) तकनाशक्ति से हीन । 

लब्ध (भू० क० कृ०) [लभू+क्त] 7. लालची, लोभी 
लोलप 2. इच्छक, लालायित, उत्सक यथा धनलब्ध 
मांसलब्ध और गुणलब्ध आदि में, - ब्धः 4. शिकारी 
2. स्वेच्छाचारी, लम्पट । 

लब्धकः [लब्ध--कन |] !. शिकारी, बहेलिया, - मगमीनस- 
ज्जनानां तृणजलसंतोषबिहितवत्तीनाम, लब्धक धीव र- 
पिशुना निष्कारणवरिणो जगति--भतृ० २॥६१ 
2. लोभी या लालची पुरुष 3. स्वेच्छाचारी 4. उत्तरी 
गोलाद्े का एक तेजस्वी तारा | 


लभ्‌ (दिवा० पर० लफ्यति, लब्ध) 4. लालच करना, 


लालायित होना, उत्सुक होना (सम्प्र० या अधि० के 
साथ ) - तथापि रामो ललभ मगाय 2. रिझाना, फूस- 
लाना 3. घबरा जाना, विस्मित होना, भटकना-5्रे र ० 
(लोभयति--ते ) !. ललचाना, लालायित करना 
उत्कंठित करना--पुप्लवे बहु लोभयन्‌ भद्ठि० ५। 
४८ 2. वासना को उत्तजित करना 3. फ्सलाना, 
बहकाना, प्रकलोभन देना, आक्ृष्ट करता--लोम्यमान- 
नयन: इलथांशकमंखलागणपदनितम्बिभि: --रघ० १९। 
२६ 4. अस्तव्यस्त करना, अव्यवस्थित करना, व्याकुल 
करना, प्र , लऊलचना या इच्छक होना ([प्रेर० ) 
रिझाना, आक्ृष्ट करना, फूसलाना, बि-,, अव्यवस्थित 
या अस्तव्यस्त होना. भट्ठि ० ९।४०, (प्रेर०) रिहाना 
फ्सलाना, आक्रृष्ट करना -स्मर यावतन्न विलोम्यसे 
दिवि-कु० ४।२०, अद्भनास्तमधिकं व्यलोभयन 
(मर्ख:)---रघ० १९।१० 2. बहलाना, मनोरंजन 


हक 


करना, रिझाना--क्व दृष्टि विलोभयामि---श० ६। 


लम्ब (भ्वा० पर०, चुरा० उभ० लम्बति, लुम्बबति-ते) 


सताना, तंग क्रना | 

लुम्बिका [ लम्ब--ण्वुल-|-टापू, इत्वम | एक प्रकार का 
वाद्ययत्र । 

लल (म्वा० पर० लोलति ललित ) !. लोटना, इधर-उधर 
लढ़कना, इधर उधर घमना, करवट बदलना-ललि- 
तदृष्टि मदादिव चस्खले--कि० १८।६, शि० ३।७२, 
१०।२६ 2. हिलाना, हरकत देना, क्षुब्ध करना, कंपा- 
यमान करना, अव्यवस्थित करना 3. दबाना, कुचलना 
>>दे० नी० ललित, प्रेर० (लोलयति - ते) हिलाना, 
चालित करना शि० ९॥५, आ--, जरा छुना 

. इधर उधर चक्कर काटना 

2. हिला देना, कम्पायमान करना 3. अव्यवस्थित 

करना, अस्तव्यस्त करना, (बालों को) छितराना। 


( “८२ ) 


लुलाप:, ललाय: [ लल घव्मर्थे क, तमाप्नोति अण ] भसा, 
--खुरविधु रधरित्री चित्रकायो ललाय: । 

लुलित (भू० क० कृ०) [ लल--क्त ] . हिलाया हुआ 
करवट बदला हुआ, इधर उधर लढ़का हुआ, कम्पाय- 
मान, लहराता हुआ-सुरालयप्राप्तिनिमित्तमस्भस्त्र- 
स्रोतसं नोललितं ववन्दे _ रघु० १६।३४, ५९ 2. अशान्त 
किया हुआ, दुःखित-ललितमकरन्दो मघुकरे:-- वेणी ० 
१।१ 3. अव्यवस्थित, (बाल) छितराय हुए---ऋतु० 
४]१४ 4. दबाया हुआ, कुचला हुआ, क्षत्रिग्रस्त -- श० 
३।२७ 5. दबाने वाला, ममंस्पर्शी,-- अनतिलुलितज्या- 
घातांकं (कनकवलूयम्‌ )--श० ३॥१४ 6. थका हुआ 
झुका हुआ--अलसल लितम्‌ग्घान्यध्वसंजातख दात्‌ 
(अंगकानि ) - उत्तर ० १। २४, मा० १।१५ ३॥६ 
7. प्रांजल, सुन्दर * वन॑ ललितपल्‍लवम्‌ भट्ठि० 
९५६ | 

लुष (म्वा० पर० लोषति) दे० 'लूष । 

लषघभः [ रुष: अभच नित लश च ] मदोनन्‍्मत्त हाथी 


लह (भ्वा० पर० लोहति) लालच करना, उत्सुक हीना 
लालायित होना | तु० लभ्‌ । 
(क्रमा० उभ० लनाति लनीते, लून--प्रेर० लूवयति 
>तै, इच्छा० लुलषति- ते) !. काटना, कतरना, 
चुटकी से पकड़ना, वियक्त करना, विभकत करना, 
तोड़ना, लनाई करना ) चतना---श' रासनज्या- 
मलनाद्‌ बिडोजस: - रघ० ३।५९, ७।४५, १२।४३ 
--पुरीमवस्कन्द लनीहि नन्‍्दनम-शि० १।५१, क्रीडन्ति 
काकरिव लनपक्षे:-- पंच० १।१८७, कु० ३।६१, 
भग० ९|८० 2. काट देना, पूर्णतः: नष्ट कर देना, 
विध्वंस करना--लोकानलावी द्विजितांशच तस्य-भटद्धि० 
२।५३, आ -+ आहिस्ता से उखाड़ना--कु० २॥४१ 
विप्र --, काटना, छाँटना, उखाड़ देना-उत्तर० ३॥५। 


लता [ ल--तक्‌+टाप्‌ | . मकड़ी 2. चींटी। सम० 
--तनन्‍्तुः मकड़ी का जाल,- म्कंटकः . लंगर 2. एक 
प्रकार का चमेली का फूल । 

लतिका | लूता-+कन्‌ +टाप, इत्वम्‌ ] मकड़ी । 

लन (भू० क० कृ०) | ल-+कत | . काटा गया, छाँटा 
मया, वियक्त किया गया, काट दिया गया 2. तोड़ा 
गया, (फल आदि) चने गय 3. नष्ट किया हुआ 
4. कर्तत किया गया, कुतरा गया 5. घायल किया 
गया,-- नम रे 

लमम [ ल-मक ] पंछ। सम०--बविषः “जहरीली पछ 
वाला' वह जानवर जो अपनी पंछ से डंक मारता है । 

लष॒(म्वा० पर० लषति) ॥व. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना 2. लटना, डकती डालना, चराना । 

लेख: [लिख-|घजञा ] . लिखावट, दस्तावेज़, (किसी- 


ममेति नोत्तरमिदं मद्रा मदीया यतः - म॒द्रा० ५।१८ 
निर्धारितेष्थ लेखेन खल॒कत्वा खल वाचिकम्‌-- शि० 
२।७०, अनंगलेख---कु० १।७, मन्मथलेख--श० ३। 
२६ 2, देव, सुर। सम०-- अधिकारिन्‌ (पुं०) पत्र 
लिखने का काय भारवाहक, (राजा का) सचिव, 
- अहूंः एक प्रकार का ताड़ का वक्ष, -- ऋषभः: इन्द्र 
का नामांतर, - पत्रम,- पत्रिका (. पत्र में लिखी 
कविता, पत्र, लेख या लिखावट 2. लेख्य या पढ़ा, 
दस्तावेज़ (विधि), - सदेज्ञ: लिखा हुआ संदेसा,-हारः 
-हारिन (पुं०) पत्रवाहक । 

लेखक: [लिख -+ण्वल] १. लिखने वाला, लिपिक, लिपि 
कार 2. चितेरा। सम०-- दोषः:,--प्रमादः, लिपिक 
की भूल-चुक, लिपिकार की त्र॒टि । 


लेखन (वि०) (स्त्री०-नो) [लिख्‌+ल्यट] लिखने वाला 
चितेरा, खरचने वाला आदि,-नः एक प्रकार का नर- 
कुल जिसके कलम बनते हँ,-नम॒ . लिखना, प्रतिलिपि 
करना 2. खरचना, छीलना 3. चराई, स्पर्श करना 
4. पतला करना, कृश या दुबछा करना 5. ताड़पत्र 
(लिखने के लिए ),--नी . क़रूम, लिखने के लिए 
नरकुल, नरकुल का क़रूम 2. चम्मच । सम०» 
--साधवम्‌ लिखने की सामग्री या उपकरण । 

लेखनिकः [लेखन--ठन्‌ ] पत्रवाहक । 

लेखिनो [लेख -+ल्यूट+-छीप्‌] 4. कलम 2. चम्मच । 


लेखा [|लिख--अ-+-टाप ] . रेखा, धारी, रुकी र-कान्ति भ्रे- 
वोरायतलेखयोर्या कु० १।४७, कु० ७।१६, ८७ 
कि०' १६।२, मेघ० ४४, वियल्लेखा, फनलेखा, 
मदलेखा आदि 2. लकी र, सीता या खड, पंक्ति 
चौडी घारी 3. लिखावट, रेखांकन, आलेखन, चित्रण 
--पाणिलखाबविधिष नितरां वर्तते कि करोमि-मा० 
४३५ 4. दूज का चाँद, चाँद को रेख-- लब्धोदया 
चांद्रमसीव लेखा - कु० १।२५, २।३४, कि० ५।४४ 
5, आकृति, समानता, छाप, निद्यान-- उषसि सयावक- 
सव्यपादलेखा--कि ० ५॥४० 6. गोट, किनारी, अंचल, 
झालर 7. चोटी । 
लेख्य (वि०) [लिख्‌+पण्यत्‌] अंकित किये जाने के योग्य 
लिखे जाने योग्य, रंग भरे जान योग्य, खरचे जाने 
गग्य---ख्यम. लिखने की कला 2. लिखना, प्रति- 
लिपि करना 3. लेख पत्र, दस्तावेज, हस्तलेख 4 शिला- 
लेख 5. चित्रण, रेखांकण 6. चित्रित आकृति । सम० 
“-आरूढ,-- कृत (वि०) लिख लिया गया, लिख 
कर रखा गया,-गत (वि०) चित्रित, चित्रचित्रित, 
चणिका कूची, तूलिका,-- पत्रम,--पत्रकम्‌ . लेख 
पत्र, दस्तावेज 2. ताड़ का पत्ता, - प्रसड्भः दस्तावेज़, 
--स्थानम लिखने का स्थान । 


प्रकार का) लिखा हुआ दस्तावेज, पत्र --लेखो5यं न | लेण्डम (नपुं०) विष्ठा, मल । 


( ८८३ ) 


लेत:,-तम्‌ (पुं०, नपुं०) आँसू । 

लेप (म्वा० आ० लेपते) 4 जाना, हिलना-जुलना 
७८. पूजा करना । 

लेप: [लिप-- घजठ्म |] !. लीपना, पोतना, मालिश करना 
“याज्ञ ० ११८८ 2. उबटन, मल्हम, अनुलेप 3. पल- 
स्‍तर करना (सफ़ेदी करना या चना पोतना) 
4. हाथों की पोंछन 3. हाथों में चिपके भोजन का 

अवशेष ) जब कि श्राद्ध में सबसे पहले तीन पुरुषाओं 

:5पितृ, पितामह और प्रपितामह-को श्राद्ध में 
आहुतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात्‌; (प्रपितामह के 
पश्चात; यह पोंछन तीन पृव॑पुरुषों को श्रस्तुत की 
जाती ह अर्थात्‌ चौथी पांचवीं और छठी पीढ़ी के 
पितृतुल्य पूवपुरंषों को )-लेपभाजइचतुर्थाद्या: पित्राया 
पिण्डभागिन: 5. धब्बा, दाग, दूषण, कालष्य 6. नेतिक 
अपवित्रता, पाप 7. भोजन । सम० करः पलल्‍सस्‍्तर 
करने वार, सफ़ेदी करने वाला, ईंट की चिताई 
करने वाला,--भागिन, भुज्‌ (पुं०) चौथी, पांचवीं 
और छठी पीढ़ी के पितृसंबंधी पूर्वेपुरुष - मनु० 
४२१६ | 

लेपकः [ लिप्‌ +ण्वुल ] पलस्तर करने वाला, राज, सफेदी 
करने वाला । 

लेपन: [ लिप-ल्यूुट ] धूप, लोवान,-नम्‌ !. मालिश करना 
पोतना, लीपना--याज्ञ ७ १।१८८ 2. पलस्तर, मल्हम 
3. चूना, सफ़ेदी 4. मांस, मोटाई । 

लेप्य (वि०) [ लिप+ण्यत | लीपे या पोते जाने के योग्य 
“प््यम्‌ . लीपना. पीतना 2. ढालना, मूति बनाना 
आदरशा या प्रतिरूषण बनाना। सम०-क#त्‌ (पुं०) 
. प्रतिमाकार 2. ईंट का रद्दा लगाने वाला, - (स्त्री ) 
वह स्त्री जिसने उबटन का लेप किया तथा तलादिक 
से शरीर सुवासित किया हुआ हूं । 

लेप्यमयो [लेप्य--मयट-+झछप |] गड़िया, पतली । 

लेलायसाना [ लेला इवाचरति - क्यच +शानच -+टाप |] 
अग्नि की सात जिद्दाओं में से एक । 

लेलिह: [लिह-+यडः, लक द्वित्वादि, ततः अच्‌ ] सर्प, सांप । 

लेलिहानः | लिह+यडः, लक, हित्वादि, ततः शानच | 
. सप, साँप 2. शिव का विशेषण । 


लेश: [ लिश+घजञ्ा ] !. थोड़ा सा टकड़ा, अंश, कण, अणु 
अत्यन्त तुच्छ मात्रा, क्लेश) पाठा० स्वेद )-लेश रभिन्नम्‌ 
-श० २।४, श्रमवारिलेश:--कु० ३।३८, इसी प्रकार 
भक्ति , गूण” आदि 2. समय की माप (दो कलाओं 
के बराबर 3. (अलं० में) एक प्रकार का अलंकार जिस 
में इष्ट का अनिष्ट के रूप में तथा अनिष्ट का इष्ट के 
रूप में वर्णन विद्यमान होता हे, रस० में इसकी परि- 
भाषा -गुणस्थानिष्टसाधनतया दोषत्वेन दोषस्थष्ट- 
साधनतया गुणत्वेन च वर्णन लेश:; उदाहरणों के लिए 


दे० तत्स्थानीय (प्रतीत होता हु कि मम्मट ने इस 
अलंकार को “विशेष के साथ मिलाया ह-दे० काव्य ० 
१०, विशेष" के नीचे तथा भाष्य)। सम ०-डक्‍त (वि०) 
सुझावमात्र, संकेतित, वक्रोक्ति द्वारा सचित । 

लेश्या (स्त्री० ) प्रकाश, रोशनी । 

लेच्टु: [लिष --तुन्‌ | ढेला, मिट्टी का लौंदा। सम०-भेदनः 
वह उपकरण जिससे ढेले फोड़ जाते हू । 

लेसिक: (पुं०) गजारोही, हाथी पर चढ़ने वाला । 

लेह: [लिह -+-घज्ा | . चाटना, आचमन, जैसा कि “मघनो 
वेह:-भट्टि ० ६।८२ में 2. चसना 3. चाट, चटनी 

भोज्य पदायथ । 

लेहनम्‌ [ लिह -+ल्यूट ] चाटना, जिह्ला से आचमन करना । 

लेहिन: [ लिह -| इकन ] सुहागा । 

लेह्ा (वि०) [लिह-+ण्यत्‌ ] चाटे जाने या चाट कर खाये 
जाने के योग्य, जीभ से लपलप पीने के योग्य,--ह्यभ्‌ 
4, कोई भी चाटकर खाई जाने वाली वस्तु (जैसे कि 
कोई भोज्यपदा् ), चाट 2. भोजन 

लेड़म्‌ [ लिड्रस्य इदम्‌--लिड्भ +अण्‌ ] अठारह पुराणों 
में से एक पुराण का नाम । 

लेड्रिक (वि०) (स्त्री० कीं) [ लिज्ध+ठण्‌ ] . किसी 
चिह्न या निशान पर निभर या तत्संबंधी 2. अनुमित 
--कः प्रतिमाकार, मतिकार । 


लोक ! (भ्वा० आ० लोकते, लोकित) देखना, नजर डालना, 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, अव--,देखना, निगा ह डालना 
--नोलको5प्यवलोकते यदि दिवा सूयस्थ कि दृषणम्‌ 
-भर्त॑० २९३, आ-,देखना, निगाह डालना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना ---भद्टि ० २।२४ | ल्‍् 
]॥ (चुरा० उभ० या प्रेर० लोकयति-- ते, लोकित ) 
. देखना, निगाह डालनी, निहारना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना 2. जानना, जानकार होना 3. चमकना 
4. बोलना, अव---, 7. देखना, निहारना, निगाह 
डालना--परिक्रम्यावलोक्य (नाटकों में) 2. मालम 
करना, जानता, निरीक्षण करना--अवलोकयामि 
कियदवशिष्टं रजन्या:---श० ४ 3. परखना, मनन 
करना, घिमशंं करना--कु० ८।५०, रघु० ८७४ 
आ --, !. देखना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, निहारना 
निगाह डालना 2. खयाल करना, विचार करना, 
घ्यान देना-- तणमिव जगज्जालमालोकयाम: -अभर्तु० 
३।६६ 3. जानना, मालम करना 4. अभिवादनत करना 
बधाई देना, वि--, 7. देखना, निहारना, निगाह 
डालना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना -- विलोक्य वद़ोंक्ष- 
मधिष्ठितं त्वया महाजन: स्मेरमखोीं भविष्यति--कु० 
५।७०, रघ० २।११, ६।५९०»- तलाश करना, दूढना 

लोक: [लोंक्यतेइसो लोक-+-घजा ] !. दुनिया, संसार 
विश्व का एक प्रभाग (स्थूलरूप यदि कहा जाय तो 


( ८८४ ) " 


लोक तीन हैं -स्वर्गं, पृथ्वी और पाताल लोक; 
अधिक विस्तृत वर्गीकरण के अनुसार लोक चौदह हैँ; 
सात तो पथ्वी से आरम्म करके ऊपर क्रमशः, एक 
दूसरे के ऊपर अर्थात्‌ 'भूलेंकि भुवर्लोक, स्वलूकि 
महलोंक, जनलोक, तपोलोक, और सत्य या ब्रह्मलोक 
तथा अन्य सात पृथ्वी से नीचे की ओर एक दूसरे के 
नीचे-अर्थात्‌ अतल, वितल, सतरूू, रसातऊल, तलातल 
महातऊू और पाताल) 2. भूलोक, पृथ्वी . इहलोके 
'इस संसार में (विप० प्रत्र) 3. मानव जाति, 
मनष्य जाति, मनुष्य-- लोकातिग, लोकोीत्तर इत्यादि 
4. प्रजा, राष्ट्र के व्यक्ति (वप० राजा) स्वसूख- 
निरभिलाप: खिय्यसे लोकहेतो: -श० ५॥७, रघ्‌० 
४८ 5. समदाय, समह, सभिति आकृष्टलोलान 
तरलोकपालान्‌ -- रघु० ६।१, शशाम तेन क्षितिपाल- 
लोक:--७।३ ७. क्षेत्र, इलाका, जिला प्रान्त 
7. सामान्य जीवन, (संसार का ) सामान्य व्यवहार 


->लोकवत्त लीलाकंवल्यम्‌ - ब्रह्म ० २१।३३, यथा 
लोके कर्स्याचदाप्तैषणस्य राज्ञ: - शारी० (इसी ग्रन्थ 
के और अन्य स्थल) 8. सामान्य लोक प्रचलन (विप० 
वैदिक प्रयोग या वाग्धारा--वेदोक्ता वेदिका: शब्दा: 
सिद्धा लोकाच्च लौकिका:; प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या; 
यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्‍्तव्यं यथा लौकिकवेदि- 
केष्विति प्रयञजते - महा० (और अन्य अनेक स्थानों 
पर)-अतो5स्म लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्त म:-भग ० 
१५।१८ 9. दृष्टि, दर्शन 0. 'सात” या चौदह की 
संख्या । सम० -अतिग (वि०) असाधारण, अति- 
प्राकृतिक,--अतिशय (वि०) संसार के लिए श्रेष्ठ, 
असाधारण,-- अधिक (वि०) असाधारण, असामान्य, 
सव॑ पंडितराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम्‌ 
--भाभि० ४।४४, कि० २।४७, - अधिपफपः . राजा 


सुर, देव, --अधिपतिः संसार का स्वामी,--अनु राग: 
'मनष्य जाति से प्रेम' विश्वप्रेम, साधारण हितषिता 
प्रोपकार, - अन्तरभ्‌ 'परलोक दूसरी दुनिया, भावी 
जीवन _ रघ० १।६९, ६।४५, लोकान्तरं गम,--प्राप 
मरना, अपवादः सब लोगों में बदनामी, सार्वजनिक 
मिन्‍्दा - लोकापवादों बलवान्मतों में - रघु० १४।४०, 
--अम्युदयः लोककल्याण,--अयनः नारायण का 
नामांतर, -- अलोक: एक काल्एनिक पहाड़ जो इस 
पथ्वी को धरे हुए हु और निमल जल के उस समुद्र 
से परे स्थित है जिसने सात महाद्वीपों में से अस्तिम 
ऐप को घेर रक्‍खा है, इस लोकालोक से परे घोर 
अन्धकार हें, और इस ओर प्रकाश ह इस प्रकार 
यह पहाड़ इस दृश्ययान संसार को अन्धकार 
के प्रदेश से विभक्‍त करता है-प्रकाशव्चाप्रकाशश्च 
लोकालोक इवाचल:-- रघु० १।६८, (आर्ग को 


व्याख्या के लिए दे० मा० १०।७९ पर डा० 
भाण्डारकर का नोट», ( )द्श्यमान और अदृष्ट 
लोक, - आचारः सामान्य प्रचलन, सावंजनिक श्या 
साधारण प्रथा, लोकव्यवहार, - आत्मन्‌ (पुं०) थिरव 
की आत्मा, आदिः . संसार का आरंभ 2. संसार 
का रचयिता,---आयत (वि०) नास्तिकतासंबंधी, 
अनात्मवाद संबंधी, (--तः) भौतिकवादी, नास्तिक, 
चार्वाक दर्शन का अनुयायी,( - तस्‌) भौतिकवाद 
नास्तिकता, (इसके बर्णन को सवंदर्शनसंग्रह के प्रथम 
अध्याय में देखिये ),--आयतिकः नास्तिक, अनात्म- 
वादी,--ईशः . राजा (संसार का प्रभु) 2. ब्रह्मा 
3. पारा, - उक्तिः (स्त्री०) . कहावत, लोकोक्ति 
2. सामान्य चर्चा, लोकमत,-- उत्तर (वि०) असाधा- 
रण, असामान्य, अप्रचलित - लोकोत्तरा च कृति: 
>भामि० १।६९, ७०, उत्तर० २।७, (--र:) 
राजा, - एषणा स्वर्ग की इच्छा, - कण्टक: कष्ट देने 
वाला या दुष्ट पुरुष, मानवजाति का अभिशाप दे० 


कण्टक, - कया सर्वप्रिय कहानी,--कठतु, -- कृत (पुं०) 
संसार का रचयिता, -गाया परंपरा से लोगों में गाया 
जान वाला गान, - चक्षस (नपुं०) सूर्य, चारिन्रम 
लोकव्यक्हार, जननी लक्ष्मी का विशेषण, -जित 
(पु०) . बुद्ध का विशेषण 2. संसार का विजेता 

(वि०) संसार को जानने वाला, - ज्येष्ठः बद्ध 
का विशेषण,--तत्त्वम्‌ मनुष्यजाति का ज्ञान,- तन्त्रम 
जनतंत्र, तुषारः कपूर, बत्रयम,- पन्रयी सामूहिक 
रूप से तीनों लोक,--उत्खातलोकत्रयकण्टकेडपि 
- रघु० १४७३, - द्वारम स्वर का दरवाजा,--धघातु 
संसार का विशेष प्रकार का विभाजन, - घात्‌ (पं०) 
शिव का विशेषण, - नाथः 4. ब्रह्मा 2. विष्ण 3. शिव 
4. राजा, प्र भु 5. बुद्ध, -- नंत (१०) शिव का विशेषण 
--प:, _ पार: दिक्‍्पालू- ललिताभिनयं तमद्य भर्ता 
मर्तां द्रष्टुमना: सलोकपाल: विक्रम० २।१८, रघ० 
२।७५, २।८९, १७।७८, (लोक पाल गिनती में आठ 


हें -दे० अष्ट दिक्‍्पाल) 2. राजा, प्रभ,--पक्ति 
(स्त्री०) मनष्यजाति का आदर, साधारण आदरणी 
यता, - पतिः . ब्रह्मा का विशेषण 2. बविष्ण का 
विशेषण 3. राजा, प्रभु--पथः, पद्धति: (स्त्री०) 
साधारण व्यवहार, दुनिया का तरीका,-णएितामह 
ब्रह्मा का विशेष ण,-प्रकाशन: सूय,--प्रवादः किवदन्ती 
अफ़वाह, स्वंसाधारण में प्रचलित बात,- प्रसिद्ध 
(वि०) सुज्ञात, विश्वविख्यात,--बन्धः,--बान्धव 
सूय,--बाह्य,- वाह्य (व०) . समाज से बहिष्कृत, 
बिरादरी से खारिज 2. दुनिया से भिन्‍न, सनकी 
अकेला (--हाः) जातिच्यत व्यवित, - मर्यादा मानी 
हुई या प्रचलित प्रथा,- भात्‌॒ (स्त्री०) लक्ष्मी का 


( ८८५ ) । 


विशेषण,- - मार्गे: लोकसंमत प्रथा,--यात्रा ॥. दुनिया 
के मामले, लौकिक जीवनचर्या, लोकव्यवहार---एवं 
किलेयं लोकयात्रा - महावी० ७, यावदय संसारस्ताव- 
व्प्रसिद्धधेयं लोकयात्रा--वेणी ० ३ 2. सांसारिक 
अस्तित्व, जीवनचर्या - मा० ४ 3. आजीविका, वृत्ति, 
--रक्ष: राजा, प्रभु,--रञझ्जनम्‌ जनता को संतुष्ट 
करना, सर्वेप्रियता,-- रबः जनश्रुति, सावेजनिक चर्चा, 
- लोचनम्‌ सूर्य--वचनम्‌ सार्वजनिक किवदन्ती, 
अफवाह,-वादः किवदन्ती, सामान्य चर्चा, साव- 
जनिक अफवाह---मां लोकवादश्रवणादहासी:---रघु ० 
१४।६१,--वार्ता किवदन्ती, अफवाह, विद्विष्ट 
(वि०) जिससे सब लोग घृणा करते हों, जिसे लोग 
पसंद न करते हों, विधिः !. काय विधि का प्रकार, 
लोक में प्रचलित प्रक्रिया 2. संसार का रचयिता, 
--विश्वुत (वि०) दूर दूरतक मशहूर, जगद्विख्यात, 
प्रसिद्ध, यशस्वी,--वृत्तम्‌ . लोक व्यवहार, संसार 
में प्रंचलित प्रथा 2. इधर उधर की बातें, गपशप, 
वत्तान्तः, व्यवहार: . लोकाचार, लोकरीति, 

साधारण प्रथा-श० ५ 2. घटनाक्रम,-श्रुतिः (स्त्री ० ) 
]. जनश्रूति 2. विश्वविख्यात कीति, संकरः संसार 
की साधारण अव्यवस्था,--संग्रहः . समस्त विश्व, 
2. लोककल्याण 3. लोगों की भऊछाई चाहना,-साक्षिन्‌ 
(पुं०) ।. ब्रह्मा का विशेषण 2. अग्नि,-सिद्ध (वि०) 
, लोगों में प्रचलित, रिवाजी, प्रथागत 2. लोक या 
समाज द्वारा स्वीकृत,--स्थितिः (स्त्री०) . विश्व 
का अस्तित्व या संचालन, सांसारिक अस्तित्व 
2. विश्वनियम,-हास्य (वि०) संसार द्वारा उपहसित, 
उपहसित, लोकनिंदित, हित (वि०) मनुष्य जाति 
के लिए कल्याणकारी, (- तम्‌) जनसाधारण का 
कल्याण । 

लोकनम्‌ [लोक --ल्यूट्‌] देखना, दर्शन करना, निहारना । 

लोकम्पूण (वि०) [लोक--पृण्‌ -- क, मुमागमः| संसार मे 
ब्याप्त या संसार को भरनेवाला, लोकम्पूर्ण: परिमले: 
परिपूरितस्य॒ काइमी रजस्य कटुता&पि नितान्‍्तरम्या 
>भामि० १।७० । 

लोच । (भ्वा० आ० लोचते) देखना, निहारना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना, निरीक्षण करना 3 (चुरा० 
उभ० या प्रेर० लोचयति-ते) दिखलाना, आ-, 
. देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना 2. विचारना, 
विमर्श करना, चितन करना, सोचना -आलोचयन्तो 
विस्तारमम्भसां दक्षिणोदघे:--भट्ठि ० ७।४० ) (चुर० 
उभ० लोचयति-ते) 4. बोलना 2. चमकना । 

लोचम्‌ [लोच --अच | आँसू । 

लोचक: [लोच्‌--ण्वुल] . मूर्ख पुरुष 2. आँख की पुतली 
3. दीपक की कालिख, काजल 4. एक प्रकार का 


रा". "गला "नमन... आरा" ाह"--ाइ गान #०+» 


धार रंग 5 आाारंआअअअएजए॑ज॑ा“ंाांजी ज 


। 


कान का कुंडल 5. काली या नीली वेशभूषा 6. धनुष 
की डोरी 7. स्त्रियों द्वारा मस्तक पर घारण किया 
जानेवाला आभूषण, टीका 8. मांसपिंड 9. साँप को 
केंचली ॥0. झुर्रीदार चमड़ी 4. भौं जिसमे झुरियाँ 
पड़ी हैं 2. केले का पोधा । 

लोचनम्‌ [ल़ोच--ल्यूट्‌| . देखना, दृष्टि, दशेन 2. आँख 
--शेषान्मासान गमय चतुरो लोचने मीलूगयित्वा--मेघ ० 
११०। सम० - गोचरः,-- पथः, सारे: दृष्टि परास, 
दृष्ठिक्षेत्र । 

लोद (भ्वा० पर० लोटति) पागल या मूख होना । 

लोठ: [ल5--घजञ्ा | भूमि पर लोटना, लुढ़कना । 

लोड (म्वा० पर० लोडति) पागल या मूख होना । 

लोडनम्‌ [ लोड -ल्‍्युट्‌ | अशान्त करना, उद्विग्न करना, 
आलोडित करना । 

लोणारः | लवण-+-ऋ--अणू, पृषोी० | नमक का एक 
प्रकार । 

लोतः [ल--तन्‌] . आँसू 2. निशान, चिह्न, निशानी । 


लोत्रम [ ल+ष्ट्रन | चुराई हुई सम्पत्ति, लूट का माल, 
लोत्रेण (लोप्त्रेण) गहीतस्य कुम्भीलकस्यास्ति वा 
प्रतिववनम्‌-विक्रम ० २ । 
लोधः, लो ध्र: [ रुणद्धि औष्ण्यमू, रुघ्‌-+ रन्‌ | लाल या 
सफ़ेद फूलों वाला व॒ुक्ष विशष -लो प्रद्रुमं सानुमतः 
प्रफल्लं - रघचु० २।२९, मुखेन सालक्ष्यत लोप्रपाण्डुना 
३।२, कु० ७।९ । 
लोप: [लप्‌ भावे घञ] . हटा लेना, बंचना 2. हानि, 
विनाश 3. उन्मूलन, अपाकरण, (प्रथाओं का) 
उत्सादन, अन्तर्धान, अप्रचलन 4. उल्लंघन, अतिक्रमण 
रघु० १।७६ 5. अभाव, असफलता, अनुपस्थिति 
रघृ० १।६८ 6. भूल-चूक, छूट--तद्बद्धमंस्थ लोपे 
स्थात्‌ काव्य० १० 7. अदशन, वर्णलोप (व्या० में), 
अदर्शनं लोप:--पा० १।१।६० । 
लोपनम्‌ [लप्‌ +ल्यूट] . उल्लंघन, अतिक्रमण 2. भूल- 
चूक, छूट | 
लोपा, लोपामुद्रा [ लप्‌--णिच्‌ -अच्‌ | टापू, लोपा 
-आमुद्रा कमं० स० ] विदर्भराज को एक कन्या, 
अगस्त्य मुनि की पत्नी (कहा जाता हूँ कि विभिन्न 
जन्तुओं के अत्यन्त सुन्दर भागों से मुनि ने स्वयं इस 
कन्या का, निर्माण किया था जिससे कि उसे अपने 
मनोन्‌कुल पत्नी मिल सके; उसके पश्चात्‌ इसे चुप- 
चाप विदर्भराज के महल में पहुँचा दिया गया जहाँ 
यह राजा की पुत्री के रूप में पलती रही। बाद में 
अगस्त्य मुनि के साथ इसका विवाह हो गया। लोपामुद्रा 
ने अगस्त्य मुनि से कहा कि मुझ से संबंध रखने के 
लिए विपुल धनराशि प्राप्त करो। तदनुसार मुनि 
पहले तो राजा श्रुतर्वनू के पास गया, वहाँ से फिर 


( ८८६ ) 


और राजाओं के पास, इस प्रकार वह अत्यन्त धनाढ्य 


राक्षस इल्वल के पास गया, ओर उसे परास्त कर 
उसकी विपुलधनराशि से अपनी पत्नी को सन्तुष्ट 


किया ) । 


+ण्वल ] एक प्रकार का गीदड़, श्यगाल । 

लोपाशः, लोपाशकः [ लोपमाकुलीभाव॑ चकितमबश्नाति 
लोप--अश-+-अण, लोप+-अश+ण्व॒ुल ] गीदड़, 
लोमड । 


लोपिन्‌ (वि०) [ लुप्‌+णिनि ] 4. क्षतिग्रस्त करने वाला, | 


नृक़सान पहुँचाने वाला 2. लुप्त होने वाला । 
लोप्चम | लप्‌+-त्रन्‌ ] दे० लोब्रम्‌' । 


लोभः [ लभ्‌+घजञा_] 7. लोल॒पता, छालसा, लालच, . 


अतितृष्णा--लोभर्चेदगुणेन किम  भत्‌० २५५ 
2. इच्छा, उत्कण्ठा (संबं० के साथ या समास मे) 
-कडकणस्य तु लोभन--हि ० १।५, आननस्पशलोभात्‌ 
-मेघ० १०५। सम०--अन्वित (वि०) लोलप, 
लाऊकूची, लॉभी,--विरहंः लोल॒पता का 
--हि० ?१। 

मा, लभू-ल्यूट्‌ ] 4. प्रलोभन, लऊूचाना, बहकाना, 
फूसलाना 2. सोना । 

लोभनीय (वि०) [ लुभ्‌ू--अनीयर | फूसलान वाला 
प्रलोभन देने वाला, आकषंक, इसी प्रकार “लोभ्य । 

लोमः (पुं०) पूंछ । 

लोभकिन्‌ (पूं०) [ लोमक-+-इनि ] एक पक्षी । 

लोसन्‌ (नपुं०) [ लू मनिन्‌ ] मनुष्य और जानवरों 
के शरीर पर उगने वाले बाल--दे० रोमन्‌ू । सम० 
---अचः-- रोमांच' दे०,-- आलि;,--ली, - आवलि:, 
--ली,--राजिः (स्त्री०) छाती से लेकर नाभि तक 
बालों की पंक्ति-दे० रोमावली आदि,-कर्ण: खरगोश, 
---कीट:, जूं, यका,-- कपः, -- गते:,- र॑ं प्रम्‌,--- विव- 
रम्‌ खाल मे छिद्र,--घ्नम्‌ दूषित गंज,--मणिः बालों 
से बनाया हुआ तावीज,--बाहिन्‌ (वि०) पंखधघारी, 
--संहर्षण (वि०) पुलकित करने वाला, रोमांच पंदा 
करने वाला,--सारः पन्ना, - हषे,---हषण,--हिन 
““दे० रोमहष,--हत्‌ (१०) हरताल । 


लोमश (वि०) [ लोमानि सन्ति अस्य लोमनू+श | | 


4, बालों वाला, ऊनी, रोएंदार 2. ऊती 3. बालों 


वाला,--शः भेड़, मेंढा, - ज्ञा ।. लोमड़ी 2. गीदड़ी 
3. लंग्र 4. कासीस । सम०--भार्जार: गंघबिलाव। | 


लोसमाश:ः | लोमत्‌--अश्‌+-अण | गीदड़, श्वुगाल । 

लोले (वि०) [ लोड--अच्‌, डस्य लः, लुल-+घज्म वा | 
. हिलता हुआ, लोटता हुआ, कांपता हुआ, दोलाय- 
मान, थरथराता हुआ, बहता हुआ, लहराता हुआ (जैसे 
कि बाल, अलकें ) -- परिस्फुरल्लोल शिखाग्रजिह्न॑ जग- 


लोपाकः, लोपापकः [ लोपम्‌ आदशेनमाप्नोति, लोप +-आप्‌ 


अभाव 


ज्जिघत्सन्तमिवान्तवह्वलिम-कि० ३।२०, लोलांशुकस्य 
पवनाकुलितांशुकान्तम्‌ू-- वेणी ० २।२२, लोलापाडु: 
लोचने: _ मेघ० २७, रघृु० १८।४३ 2. विक्षुब्ध 
अशान्त, बेचन, परेशान 3. चंचल, चपल, परिवर्ती, 
अस्थिर - यन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्य 
यश: प्रमृष्टम्‌ -- रघु० ६।४१, इसी प्रकार कु० १।४३ 
4. अस्थायी, नश्वर---श० १।१० 5. आतुर, उत्सुक, 
उत्कण्ठित (प्रायः समास में )-अग्रे लोल: करिकलभको 
यः: पुरा पोषितोश्भृतू--उत्तर० ३॥६, कर्ण लोलः 
कथयितुमभूदाननस्प्शलोभात्‌ू-मेघ०_ १०३, शि० 
१।६१, १८।४६, १०।६६, कि० ४२०, मेघ० ६१, 
रघु० ७२३, ९।३२७, १६।५४, ६१,- छा ॥. लक्ष्मी 
का नाम 2. बिजली 3. जिहल्मा । सम० - अक्षि 
(नपूं०) चंचल नेत्र, अक्षिका चंचल नेत्रों वाली 
सत्री,-- जिल्नू (वि०) चंचल जिद्वा से युक्त, लालची, 
--लोल (वि०) अत्यंत थरथराने वाला, सदेव 
बेचेन । 

लोलुप (वि०) [लुभू+-यड्‌ अच्‌ू, पृषो० भस्य पः] बहुत 
उत्सुक, अत्यंत इच्छुक, लालायित, छालची--अभिनव- 
मघुलोलपस्त्वं तथा परिचुंब्ध चूतमंजरीमू, कमलूवस- 
तिमात्रनिवृती मधुकर विस्मृतोस्येनां कथम्‌--श०» 
५१, मिथस्त्वदाभाषणलोलपं मनः- शि० १॥४०, 
रघु ० १९।२४,--पा लालसा, उत्कण्ठा, उत्सुकता ! 

लोलभ (वि०) [लभ्‌+यहू--अच्‌] अत्यन्त लालसायुकत, 
लालची--दे० “लोलप । 

लोष्द (म्वा० आ० लोष्टते) ढेर लगाना, अंबार लगाना । 

लोष्ट:, -- ष्टम [लष्‌-- तन | ढेला, मिट्टी का लौंदा:--पर- 
द्रव्यष्‌ लोष्टवत्‌ यः पश्यति स पश्यति,/समलोष्टकाञ्चन: 
-- रघृ० ८।२१,-- ष्टम्‌ लोहे का मोर्चा, जंग | सम० 
-- धन:,---भेदनः,-- नम ढेलों को फोड़ने का उपकरण, 
पटेला, हेंगा । 

लोष्ट:ः [लष्‌+-तुन] ढेला, मिट्टी का लौंदा । 

लोह (वि०) [लयतेष्नेन, ल--ह] !. लाल, लाल रंग का 
2. तांबे का बना हुआ, ताम्रमय 3. लोहे का बना 
हुआ, हः हम 4. तांबा 2. लोहा 3. इस्पात 4. कोई 
धातु 5. सोना 6. रुधिर 7. हथियार - मनु ० ९।३२१ 
8. मछली पकड़ने का कांटा,--ह+ लाल बकरा,-- हम 
अगर की लकड़ी । सम०- अजः लाल बकरा,--अभि- 
सारः, - अभिहारः नीराजन' से मिलता जूलता एक 
सेनिक-संस्कार,-- उत्तमम्‌ सोना,-- कान्‍्तः लोहमणि, 
चुम्बक, - कार: ल॒हा र,-- किट्टम्‌ लोहे का जंग,-घातकः 
लहार,--चर्णम्‌ रेतने से निकला हुआ लोहे का च्रा, 
लोहे का जंग,-- जम !. कांसा 2. लोहे का ब्रादा, 
- जालम कवच,--जित्‌ (पुं०) हीरा,--ब्राविन 
(पुं०) सुहागा,-- नारूः लोहे का बाण,--पृष्ठः एक 


( ८८७ ) 


प्रकार का बगला, कंकपक्षी,-- प्रतिमा . घन 
2. लोहमूति,--बद्ध (वि०) लोहे से युक्त या जिसकी 
नोक पर लोहा जड़ा हो,--मुक्तिका लाल मोती, 
“ रेजस्‌ (नपुं०) लोहे का जंग, मोर्चा,---राजकम्‌ 
चांदी,--वरम्‌ सोना,--शडकुः लोहे की सलाख, 
-- इलेषणः सुहागा,--- संकरम्‌ नीले रंग का इस्पात । 
लोहल (वि०) [लोहमिव लाति--ला-|-क] लोहे का बना 
हुआ 2. अस्पष्टभाषी, तुतला कर बोलने वाला । 
लोहिका [लोह--ठन्‌ + ठाप] लोहे का पात्र । 
लोहित (वि०) ट((स्त्री०--लोहिता, लोहिनी) [रुह 
+इतन्‌, रस्य लः] 7. लाल, लाल रंग का, - स्रस्तां- 
सावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणात्‌--झा० 
१।३०, कु० ३।२९, मृहुर्चलत्पल्लवलो हिनीभिरुच्चे : 
शिखाभिः: _ शिखिनोवलीढा:--कि ० १६।५३ 
2. तांबा, तांबे से बना हुआ,-- त: ., लाल रंग, 
2. मंगल ग्रह 3. सांप 4. एक प्रकार का हरिण 
5. एक प्रकार के चावल,--ता आग की सात जिद्दाओं 
में से एक,-तम्‌ . तांबा 2. रुधिर--मनु० ८।२८४, 
3. जाफरान, केसर 4. युद्ध 5. लाल चन्दन 6. एक 
प्रकार का चन्दन 7. इन्द्र धनुष का अधूरा रूप । सम० 
ऊऋाजक्ष: . लालू रंग 2. एक प्रकार का साँप 
3. कोयलछ 4. विष्ण का विशेषण,--अद्भगः मंगलग्रह, 
“जैयस्‌ (नपुं०) तांबा, - अशोकः (लाल फूलों का) 
अशोक वृक्ष,---अश्वः आग, --आननः नेवला,--ईक्षणः 
(वि०) लाल आँखों वाला,- उद्‌ (वि०) छाल या 
रुधिर के समान लाल पानी वाला, - -कल्माष (वि०) 
लाल धब्बों वाला,--क्षयः रुधिर का नाश, ग्रीव: 
अग्नि का विशेषण, -- चन्दनम्‌ केस र, जाफ़रान,-पुष्पकः 
अनार का वृक्ष, मत्तिका लाल खड़िया, गेरु, 
“शतपत्रम्‌ लाल कमर का फूल । 


लोहितक (वि०) (स्त्री० -तिका) [लोहित-+कन्‌! 
लाल, -कः 4. लालमणि, -शि० १३॥५२ 2. मंगल 
प्रह 3. एक प्रकार का चावल, -कम्‌ कांसा । 

लोहितिमन्‌ ( पुं० ) [ लोहित--इमनिच्‌ ] लालिमा, 

लाली । क्‍ इ 

लोहिनी [लोहित--डीष, तकारस्य नकार:] वह स्त्री 
जिसको चमड़ी लाल रंग की हो । 

लोकायतिकः [लोकायतमधीते वेद वा --लोकायत--ठक | 
चार्वकिमतानुयायी, नास्तिक, अनीश्वरवादी, भौतिक- 
वादी | 

लोकिक (वि०) (स्त्री० की) [लोके विदितः प्रसिद्धो हितो 


आी+ ++क-+ का “फ्रकाणका, 


वा ठण्‌। 4. सांसारिक, दुनियावी, भौमिक, पार्थिव 
2. साधारण, सामान्य, प्रचलित, मामली, गंवारू 
- उत्तर० १।१० 3. दनिक जीवन संबंधी, सामान्यतः 
माना हुआ, सवंप्रिय, प्रथागत--कु० ७।८८ 
4. सामयिक, धर्मनिरपेक्ष (विप० आएं, या शास्त्रीय ) 
मनु० ३।२८२ 5. जो वंदिक न हो, सांसारिक (शब्द 
या उसका अर्थ) वाक्य द्विविधं वंदिकं लौकिक॑ च 
“>तक० (दे० लोक ८ के नीचे उद्धत महा०) 
6. संसार से संबंध रखने वाला-जैसा कि 'ब्रह्मलौकिक' 
में,---काः (ब० व०) सामान्य मनृष्य, संसार के लोग, 
कम्‌ कोई साधारण लोकाचार | सम० - ज्ञ (वि०) 
लोकव्यवहार को जानने वाला, लोक प्रथाओं से 
परिचित--वनौकसो5षपि सन्‍्तो लौकिकज्ञा वयम्‌ 
“शे० ४ | 
लोक्य (वि०) [लोके भव:- लोक--ष्यञ्ञ ] . सांसारिक, 
दुनियावी, ऐहिक, मानवी 2. सामान्य, मामूली, 
रिवाजी । 
लोड्‌ (म्वा० पर० लौडति) पागल या मूर्ख होना । 


लोल्यम्‌ [लोलस्य भाव: ष्यञ्ग] . चंचलता, अस्थिरता, 
चाञ्चल्य 2. उत्सुकता, उत्कण्ठा, लालच,,लालसापूर्णता, 
अत्यन्त प्रणयोनन्‍्माद या अभिलाषा, - जिद्दालौल्यात्‌ 
“पच० १, रघु० ७।६१, १६।७६, १८।३०, कु० 
६।३० | 

लोह (वि०) (स्त्री०--ही) [लोह +अण्‌] 4. लोहे का 
बना हुआ, लोहा 2. ताम्रमय 3. धातु का बना 
+ तांबे के रंग का, लाल,--हम्‌ लोहा, भट्ठि० 
१५।५४,- हा कड़ाही । सम०--आत्मन्‌ (पुं० )--भः 
(स्त्री०)) बायलर, कड़ाही, कड़ाह,---कारः लहार, 
-> जम्‌ लोहे का जंग,-- बन्धः-- धम्‌ लोहे की बेड़ी, 
जंजी र,- भाण्डम्‌ लोहे का पात्र, --मलूम लोहे का जंग, 
“”शडकुः लोहे की सलाख । 

लौहितः |लोहित--अण्‌] शिव का त्रिशल । 

लोहित्यः [लोहितस्यथ भाव: ष्यज्ग_ स्वार्थें ष्यजा वा] एक 
नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र--चकम्पे तीण॑लौहित्ये तस्मिन्‌ 
प्राग्ज्योतिषेश्वर: --रघु० ८।८१, (यहाँ मल्लि० बिना 
किसी प्रमाण के कहता है - तीर्णा लौहित्या नाम नदी 
यन ) ,--त्यम्‌ लाली । 

ल्पी, --ल्यी (क्रचया० पा० ल्पिनाति, ल्यिनाति) मिलना, 
सम्मिलित होना, मेलजोल करना । 

ल्वी (क्रया० पर० ल्विनाति) जाना, हिलना-जुलना, 
पहुंचना । 


+-:%जा-गाए-््णाए मेक "विकमकक_..*गायाना- 7००... 


( ८८८ ) 


वबः [वा-+-ड | . वाय, हवा 2. भजा 3. वरुण 4. समा- 
धान 5. संबोधित करना 6. मांगलिकता 7. निवास 
आवास 38. समद्र 9. व्याप्र 0. कपड़ा ॥॥. राहु, 
-- वम्त वरुण (मेदिनी )--अव्य ० की भांति, के समान 
जसा कि मणी वोष्ट्स्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरो मम- 
- सिद्धा० (यहाँ शब्द “व अथवा 'वा' हो सकता है) । 
[वमति उदगिरति वम्‌+#श तस्य नेत्वम] 
. बाँस-धनवँशविद्वद्धोडपि निर्गंण: कि करिष्यति-हि ० 
प्र>+ २३, वंशभवों गणवानपि संगविशेषंण पज्यते 
पुरुष: - भाभि ० १।८० (यहां वंश” का अर्थ 'कुल या 
परिवार! भी हें) मेघ० ७९ 2. जात्ति, परिवार, 
कुट म्ब, परंपरा-स जातो येन जातेन याति वंशः समच्न- 
तिम्‌ - हि० २, क्‍व सूयप्रभवों वंश:---रघ॒० १।२, 
वंशकरम, वंशस्थिति आदि 3. लाठी 4. बांसुरी 
म्‌रली, अलगोझा या विपंचीनाड--कजड्धि रापादित- 
वंशकृत्यं-- रघु० २।१२ 5. संग्रह, संघात, समुच्चय 
(प्रायः एक समान वस्तुओं का )--सान्द्री कृत: स्यन्दन- 
वंशवक्र:--रघृ० ७)३९ 6. आर-पार, हहतौर 
7. (बांस में) जोड़ 8. एक प्रकार का ईख 9. रीढ़ 
की हड्डी 40, साल का वृक्ष !. लम्बाई नापने का 
एक विशेष माप (दस हाथ के बराबर)। सम० 
”अड्ुम,---अडकुरः . बांस का किनारा 2. बांस का 
अंखआ,---अनकोतेनम॒ वंशावली,-अनक्रमः वंशावली, 
--अनुचरितम्‌॒ एक परिवार या कुछ का परिचय 
-आवली, वंशतालिका, वंशविवरण,-आह्वुः बंसछो चन 
--कठिनः बांसों का झुरमुट,--कर (वि०) . कुल- 
प्रवतंक 2. वंशस्थापक--रघ ० १८।३१ (-रः) मूल- 
पुरुष, -- करपररोचना, - रोचना, लोचना बंसलोचन 
तवाशी र,---क्ृत्‌ (पुं०) कुल संस्थापक, या वंशप्रवरतक, 
“क्रम: वंशपरंपरा,--क्षीरी बंसलोचन,--चरितम 
कुलपरिचय,--चिन्तक: वंशावली जानने वाला, - छेत्त 
(वि०) किसी कुल का अंतिम पुरुष,--ज (थवि०) 
. कुल में उत्पन्न--रघृ० १।३१ 2. सत्कुलोद्धू व 
(-जः) ।. प्रजा, संतान, औलाद 2. बांस का बीज 
(-जम्‌) बंसलोचन, - नतिन (पुं०) नट, मसखरा, 
>नाडि(ली ) का बांस की बनाई बांसुरी,-नाथः किसी 
वंश का प्रधान पुरुष,--नेत्रम ईख की जड़,--पत्रम्‌ 
बांस का पत्ता (त्रः) नरकुल,--पत्रकः 4. नरकुल 
2. पौंडा, गन्ने का रवेत प्रकार, (-कम) हरतालर, 
परंपरा वंशानक्रम, कुलपरंपरा,---प्रकम॒ गन्ने की 
जड़,--भोज्य (धि०) आनुवंशिक, (-ज्यम्‌ )आनवंशिक 
भूसंपत्ति,-लक्ष्मी: (स्त्री ०) कुल का सौभाग्य, वितति 
(स्त्री०) . परिवार, सन्तान 2. बांसों का झुरमुट 
--शर्क रा बंसलोचन, - शलाका वीणा में लगी बाँस 


बा 


बंदाः 


5 


की खटी,--स्थितिः (स्त्री०) कुल की अविच्छिन्नता 
ज-रंघ० १८३१ । 

वंशकः [वंश--कन | . एक प्रकार का गन्ना 2. बांस का 
जीड़ 3. एक प्रकार की मछली,--कम््‌ अगर को 
लकड़ी । 

बंशिका [वंश--ठन्‌+-ठाप्‌] . एक प्रकार की बांसुरी, 
अगर की लकड़ी । 

वंशी |वंश--अच-+-डीष ] (. बांसुरी, मरलठी--न वंशी 
मज्ञासीद्भवि करसरोजाद्विगलिताम-हंस० १०८ 
कंसरिपोव्यंपोहतु स वो5श्नेयांसि वंशीरवः -गीत० ९ 
2. शिरा या धमनी 3. बंसलोचन 4. एक विशेष 
तोल । सम०--धरः,--धारिन्‌ (पुं०) . कृष्ण का 
विशेषण 2. बंशी बजाने वाला, । 


वंदय (वि०) [वंश भव: यत्‌ | . मुख्य शहतीर से संबंध रखने 
वाला 2. मेरुदण्ड से संबंध रखने वाला 3. परिवरा 
से संबंध रखने वाला 4. अच्छे कुल में उत्पन्न, उत्तम 
कुल का 5. वंशघर, वंशप्रवर्तेक,--श्यः . सनन्‍्तान पर- 
वर्ती (ब० व०) - इतरे5पि रघोव॑र्या:--रघु० १५। 
३५ 2. प्‌व॑ज, प्‌वपुरुष--नूनं मत्त: पर वंश्या पिण्ड- 
विच्छेदर्शिनः: रघ० १॥६६ 3. परिवार का कोई 
सदस्य 4. आरपार, शहतीर ऊ , भुजा या टांग की 
हड॒डी 6. शिष्य । 

बह दे० वंह । 

वक्‌ दे ० बक्‌ | 

वकुल दे० बकुल । 

वक्‍क्‌ (म्वा० आ०-वक्कते ) जाना, हिलना-जुलना । 

वक्तव्य (सं० कृ०) [ वच--तव्यत्‌ | ॥, जान या 
बोले जाने के योग्य, बात किये जाने या प्रकथन के 
योग्य --तर्ताहि वक्‍तव्यं न वक्‍तव्यम्‌ (महा ० में अनेक 
बार) 2. किसी विषय में कहे जाने के योग्य 3. गह- 
णीय, दृषणीय, निनन्‍्दनोय 4. नोच, दुष्ट, कमीना 
5. स्पष्टव्य, उत्तरदायी 6. आश्वित,-व्यम्‌ . बोलना, 
भाषण 2. विधि, नियम, सिद्धान्त वाक्य 3. कलंक, 
निन्‍्दा, भत्सना । 
(वि०, या पुं०) [ वच्‌+तच्‌ ] . बोलने वाला 
बातें करने वाला, वक्‍ता 2. वाकपट, प्रवक्‍ता--कि 
करिष्यन्ति वक्‍तार: श्रोता यत्र न विद्यते, दरदूरा यतन्न 
वक्‍ता रस्तत्र मौन हि शोभनम--सुभा० 3. अध्यापक 
व्याख्याता 4. विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति । 

वक्‍ट्मम [ वक्ति अनेन वच्‌-करणे प्टून्‌ | . मुख 2. चेहरा 
-यद्वक्त्रं महरीक्षते न घनिनां ब्रूष न चाटन्मृुषा भतृ० 
३।१४७ 3. थूथन, प्रोथ, चोंच 4. आरम्भ 5. (बाण 
की ) नोक, किसी पात्र की टोंटी 6. एक प्रकार का 
वस्त्र 7. अनुष्टप्‌ से मिलता-जुलता एक छन्‍्द, दे० 


( ८८९ ) 


सा० द० ५६७, काव्या० १।२६। सम०--आसव 
लार,--खुर: दांत, --जः ब्राह्मण, --तालम मंह 
से बजाया जाने वाला वाद्ययन्त्र, --दरूस ताल 
“5पटः परदा, --रन्ध्रभ मखविवर, --परिस्पन्द 
भाषण,---भेदिन्‌ ( वि० ) चरपरा, तीक्ष्ण---वास 
सनन्‍्तरा,---शोधनसम 2. मंह साफ करना 2. नींब 
चकोतरा,--शोधिन्‌ (नपुं०) चकोतरा (पं०) चकोतरे 
का वक्ष । 


बक्र (वि०) | वडक्‌--रन्‌, पृषो० नलोप: ] . कुटिल 
(आलं० से भी) झूका हुआ, टेढ़ा, चक्‍करदार, घमा- 
वदार---वक्र: पन्‍था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम 
-“ मेघ० २७, कु० ३।२९ 2. गोलमोल, परोक्ष, टाल- 
मट्ल, मण्डलाकार, घमा फिरा कर बात कहना 
दर्वर्थंक या सन्दिग्ध (भाषण )--किमेत॑वंक्रभणित॑ 
“रत्न ० २, वक्रवाक्य रचना रमणीय: --* ' ' सु श्र॒वां प्रव- 
वृते परिहास:--शि० १०॥१२ दे० “वक्रोक्ति' भी 
3. छललेदार, लहरियेदार, घुंघराले (बाल) 4. प्रति 
गामी (गति आदि) 5. बईमान जालसाज्ञ, कुटिल 
स्वभाव का 6. क्रूर, घातक (ग्रह आदि) 7. छन्द 
शास्त्र को दृष्टि से गुरु (दीघे),--क्रः 4. मंगलग्रह 
2. शनिग्रह 3. शिव 4. ज्रिपुर राक्षस,--फ्रम . नदी 
का मोड़ 2. (ग्रह का) प्रतिगमसन । सम० -- अड-गम 
टंढ़ा, अवयव (गः) . हंस 2. चकवा 3. साँप,--उक्ति 
(स्त्री०) एक अलंकार का नाम जिसमें टालमटोल 
करने वाली बात या तो इलेषपूर्ण ढंग से कही जाती 
है या स्वर बदल कर । मम्मट इसकी परिभाषा इस 
प्रकार देता हँ:--यदुक्‍तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन 
योज्यते, श्लेषेण काक्‍्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा 
द्विधा--काव्य ० ९, उदाहरण के लिए मुद्रा० का 
आरम्भिक इलोक (धन्या केय॑ स्थिता '* ) देखिए 
2. वाकछल, कटाक्ष, व्यग्य--सुबन्धर्बाणभदहच कवि- 
राज इति त्रय:, वक्रोक्तिमार्गनिपुणाइचतर्थों विद्यते 
न वा 3. कटक्‍क्ति, ताना, - कण्टः बेर का पेड़ 
- -- कण्टक: खर का वक्ष.--खंड्भः,--खडद्भकः कटार, 
टढ़ी तलवार, . गति, गामिन्‌ (वि०) !. टेढ़ी चाल 
वाला, चक्‍क रदार 2. जालसाज ज, बईमान,--पग्रीवः ऊँट 
“चजञ्चुः तोता,--तुण्ड: . गणेश का विशेषण 2. तोता 
“ दष्ट्र: सूअर,--दृष्टि (वि०) . भंगी आँख वाला 
एचाताना 2. विद्वंषपूर्ण दृष्टि रखने वाला 3. डाह 
करने वाला, (स्त्री०) तिरछी निगाह, तियंगृदृष्टि 
-जजक्रः 4. तोता 2. नीच पुरुष, --नासिकः उल्ल 
“पुच्छः, -पुच्छिकः कुत्ता,--प्रष्पः ढाक वृक्ष 
“बालधि:, - लांगूल: कुत्ता,--भावः ॥. टेढ़ापन 
घोखा,--बक्रः शकर । 


बक्रयः (पुं० ) मूल्य, क़ीमत (अवक्रयः के बदले) । 
११२ 


वक्तिन (वि०) [ वक्र+इनि |] . कुटिल 2. प्रतिगामी 
(पु०) जन या बद्ध । 

वक्रिसन्‌ (पुं०) [ वक्र/-इमनिच्‌ ] . कूटिलता, वक्रता 
2. वाकछल, टालमटोल, संदिग्धता, चक्‍कर, घमाव 
(वाणी की) परोक्षता,--तद्व॒त्कराम्बजसौरभं स च 
सुधास्यन्दी गिरां वक्रिमा - गीत०, ३ 3. घतंता 
चालाकी, मक्कारी 

वक्रोष्टि:,-- वक्रोष्टिका (स्त्री०) [ वक्त: ओष्ठो यस्यां 
ब० स०, कप्‌-+-टाप्‌ इत्वम्‌ | म॒दु सुसकान । 

वक्ष (म्वा० पर० वक्षति) ै. वृद्धि को प्राप्त होना 
बढ़ना 2. शक्तिशाली होना 3. क्रद्ध होना 4. संचित 
होना । 

बक्षस्‌ (नपु०) [| वह्‌+असुनू, सुट्च | छाती, हृदय 
सीना कपाटवक्षा: परिणद्धकन्ध र:--रघु० ३।३४ । 
सम ०--जः,--रुह ,-- रुह (वक्षोजः, वक्षोरुह , 
वक्षोरुह: ) स्त्री की छाती---भामि० २।१७,-- सथरूम 
(वक्ष या वक्ष: स्थलम) छाती या हृदय । * 


व, बंख (वखति, वंखति) जाना, हिलना-जलना । 

बगाहः [ भागुरिमते अवगाह' इत्यत्र अकारलोप: | दे० 
अवगाह । 

बड़कः | वडक --अच्‌ | नदी का मोड़ । 

बड़का [ वड़क --टाप |] घोड़े की जीन की अगली मेंडी । 

बडकिल:ः [ वडक--इलच ] काँटा । 

बड़क़ि [ वकि-- किन, इदित्वात्‌ धातोनुम |. (किसी 
जानवर या भवन को पसली ), (कुछ लोग इस शब्द 
को स्त्रीलिंग बताते हैं) 2. छत का शहतीर 3. एक 
प्रकार का वाद्य यन्त्र (इन दो अर्थों में नपुं० भी ) 

वडक्ष: | वह -+कुन्‌, नुम्‌ | गंगा नदी की एक शाखा । 

वड़ग्‌ (म्वा० पर० वड॒गति ) . जाना 2. लंगडाना, लंगड़ा 
कर चलना । 


बड़गाः (ब० व०) [ वद्ध +अच ] बंगाल प्रदेश तथा 
उसके अधिवासियों का नाम--वडगानत्खाय तरसा 
नेता नौसाधनोद्यतान्‌---रघ्‌ ० ४॥३६, रत्नाकरं समा- 
रम्य ब्रह्मपृत्रान्तग: प्रियं, वद्भधदेश इति प्रोक्त:,--ग 
. कपास 2. बंगन का पौधा,--ग्त . सीसा 2. रांगा 
सम० - अरिः हरताल,--जः . पीतल 2. सिंदूर, 
“-जीवनम्‌ चाँदी, - शल्यजम कांसा । 

वन्ध्‌ (म्वा० आ० वन्घते) . जाना 2. तेजी से चलना, 
3. आरम्भ करना, 4. निन्‍दा करना, दूषित 
करना । 

बच्‌ (अदा० पर०) (आधंघातुक लकारों में आ० भी, 
कुछ लोग एसा मानते हैं कि सा्वंधातुक लकारों में, 
अन्यपुरुष बहुवचन के रूप सदोष होते हैं, तथा कुछ 
के अनुसार समस्त बहुबवचन में वंक्ति, उक्तम्‌ ) 
4. कहना, बोलना--वराग्यादिव वक्षि--काव्य 9 १० 


यचः 


( ८९७० 


(प्रायः दो कर्मों के साथ )-ततामचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या 
--रघु० १४॥६, कभी कभी “भाषण अर्थ को बतलाने 
वाले शब्दों के साथ दूसरी विभूकत में--उवाच 
घात्र्या प्रथभोदितं वच: _ रघ० ३।५०, २।५९, क एवं 
वक्ष्वते वाक्यम रामा० 2. वर्णन करना, बयान 
करना - रघूणामन्वय वक्ष्य---रघ० १॥९ 3. कहना 
समाचार देना, घोषणा करना, प्रकथन करना 
5 उच्यतां मद्बचनात्‌ सारथि:--श० २, मेघ० ९८ 
4. नाम लेना, पुकारना--तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तर- 
मिहीच्यते मनु० १।७९, प्रेर०--(वाचयति ते) 
. बलवाना 2. निगाह डालना, पढ़ना, अवलोकन 
करना 3. कहना, बोलना, प्रकथन करना 4. प्रतिज्ञा 
करना, इच्छा ० (ववक्षति) बोलने की इच्छा करना 
(कुछ ) कहने का इरादा करना, अन,-बाद में कहना 
आवृत्ति करना, पाठ करना, (प्रेर०) मत में पढ़ना 
-नाममद्राक्षराण्यन॒वा च्य-- श० १, निस . अर्थ करना 
व्याख्या करना वेदा निर्वेक्‍्तुमक्षमा: 2. वणन करना 
बोलना, प्रकथन करना, घोषणा करना 3. नाम लेना 
पुकारना, प्रति , उत्तर में बोलना, जबाब देना, 
प्रतिवाद करना न चेद्रहस्यं प्रतिवक्‍्तुमहसि--कु० 
५।४२, रघु० ३॥।४८, वि-- व्याख्या करना, 
सम्‌ -- कहना, बोलना । 

[ बच्‌--अच्‌ ] 7. तोता 2. सूर्य, - चा 
पक्षी 2. एक सुगन्धित जड़ 
करना । 


. मना 
चम्‌ बोलना, बातें 


वक्चनम [वच -|-ल्‍्यट | . बोलने, उच्चारण करने या कहने 


की क्रिया 2. भाषण, उदगार, उक्ति, वाक्य--ननु 
वक्‍त विशेषनि:स्पु्हा गणगृह्या वचने विपश्चित: 


- कु० २॥५, प्रीतः प्रीतिप्रमखवचन स्वागत व्याजहार 
> मेघ० ४ 3. दोहराना, पाठ करना 4 मूल, 
वाक्य बिन्यास, नियम, विधि, धामिक ग्रन्थ का सन्दर्भ 
“शास्त्रवचनं, श्रुतिवचनं, स्मृतिवचनम्‌ आदि 
5. आदेश, हुक्म, निदेश, “मद्बचनात्‌ मेरे नाम से अर्थात्‌ 
मेरे आदेश से 6. उपदेश, परामश, अनुदेश 7. घोषणा, 
प्रकथन 8. (व्या० में) (वर्ण का) उच्चारण 9. शब्द 
की यथार्थेता-अथ पयोधर शब्द: मेघवचन: 0. (व्या० 
में) वचन, (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इस 
प्रकार वचन तीन होते हें) ॥. सूखा अदरक । 
सम० - उपक्रम: प्रस्तावना, आमख (वि०) 
आज्ञाकारी, आदेश का पालन करने वाला, --कारिन 


(वि०) आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी, - क्रम: 
प्रवचन, - ग्राहिन (थि०) आज्ञाकारी, अनुवर्ती, 
बोलने में चतुर,-- विरोध: 


विनीत,--पट (वि ० ) 
विधियों की असद्भुति, विरोध, पाठ की अननुरूपता, 
-शतम्‌ सो भाषण, अर्थात्‌ बार बार घोषणा, पुनरुक्‍्त 


बचरः (पुं० 
बचस (नपुं०) [ वच--असुन्‌ ] . भाषण, वचन, वाक्य 


) 


उक्ति, - स्थित (वि०) (वचन स्थित: भी ) आज्ञा- 
कारी, अनवर्ती । 


वचनोय (वि०) [ वच्‌|-अनीयर्‌] ॥. कहे जाने, बोले 


जाने या वर्णन किय जाने के योग्य 2. निन्दनीय 
दषणीय,--यम्‌ कलंक, निन्‍दा, निर्भत्सना--न काम- 
वृत्तिवंचनीयमी क्षते -- कु० ५१८२, वचनीयमिदं व्य- 
वस्थितं रमण त्वामनयामि यद्यपि-४।२१, भवति 
योजयितुवंचनीयता--पंच० १।७५, क्ि० ९।३९, ६५, 
मच्छ० ४४१ । 

) . मर्गा 2. बदमाश, नीच, शठ, दुष्ट । 


>--उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वच:---२घ० ३।२५, ४७ 
इत्यव्यभिचारि तद्बच: कु० ५१३६, वचस्तत्र प्रयोक्‍त- 
व्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ सुभा० 2. हुक्म, आदेश 
विधि, निषधाज्ञा 3. उपदेश, परामश 4. (व्या० में) 
वचन । सम० कर (वि०) [. आज्ञाकारी, अनुवर्ती 
2. दूसरों की आज्ञा पालन करने वाला,-क्रमः प्रवचन, 
>ग्रहः कान, प्रवत्तिः (स्त्री०)) भाषण करने का 
प्रयत्त - श० ७१७ । 


वचसाम्पतिः [वचसां वाचां पति: षष्ठया अलक ] बहस्पति 


का विशषण, गरु ग्रह । 


वज्‌ । (स्वा० पर० वजति) जाना, हिलना-जुलना, इधर- 


उधर घमना। 7 (चुरा० उभ० वाजयति-ते) 
काटछांटकर ठीक करना, तयार करना 2. बाण की 
नीोक में पर लगाना 3. जाना, हिलना-जुलना । 


वज्च्र:,-ज्न्म [वज्‌-- रन | . वज्च्र, बिजली, इन्द्र का शस्त्र 


(कहते हैँ कि इन्द्र का वज्त्र दघीचि की हड्डियों से 
बना था) -आशंसन्ते समितिषु सुराः सक्‍तवरा हि 
देत्यरस्याधिज्य धनषि विजय॑ पौरुहते च वजच्ञ---श० 
२।१५ 2. इन्द्र के वज्न जैसा कोई भी घातक या 
विनाशकारी हथियार 3. हीरे की अणि, मणि माणिक्यों 
को बींधने का उपकरण--मणों वज्ञसमत्कोण्ं सूत्रस्य॑- 
वास्ति मे गतिः रधघ० १।४ 4. हीरा, वज्-- वच्ना- 
दपषि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि- उत्तर० २॥७ 
रघ० ६॥१९ 5. कॉजी,-- ज्वः . एक प्रकार का 
सैनिकव्यह 2. एक प्रकार का कुश नामक घास 3. अनेक 
पौधों केनाम,- -ज्त्रम 4. इस्पात 2. अभ्रक 3. वच्च 
जैसी या कठोर भाषा 4. बालक, बच्चा 5. आंवला । 
सम०-अड्भः साँप,--अम्यासः अनुप्रस्थगुणन,- अशनिः 
इन्द्र का वज्रञ, आकरः हीरों की खान,-- रघु० 
१८।२१,--आखुयः एक बहुमृल्य पत्थ र, मणि,-आघातः 
4. बिजली का प्रहार (अतः: आलं० से) आक- 
स्मिक घकक्‍का या संकट,---आंयघ: इन्द्र का हथियार 
--कड्भूट: हनमान्‌ का विशेषण, कौलः वजन, बिजली, 
वद्ध की कील--जीवबितं वद्धकीलम्‌--मा० ९॥।२७, 


( ८९१ ) 


तु० उत्तर० १।४७, --क्षारम्‌ रिहाली मिट्टी,--गोप:, 
-इन्द्रगोप: वीरवहुटी, --चज्चुः गिद्ध, - चर्मन्‌ (पुं०) 
गेंडा,-जित्‌ (पुं०) गरुड,--ज्वलनम्‌, ज्वाला 
बिजली,---तुण्ड: . गिद्ध 2. मच्छर, डाँस 3. गरुड 
4. गणेश,-- तुल्यः नीलम, - दंष्टः एक प्रकार का 
कीडा, - दन्‍तः . सूअर 2. चहा,--दशनः एक चूहा, 
“देह, -देहिन्‌ (वि०) दृढ शरीर वाला, -- धरः इन्द्र 
का विशेषण--वज्ञधरप्रभाव:--रघु ० १८।२१,-नाभः 
कृष्ण का (सुदशन) चक्र, --निर्घोषः,-निथ्पेष: बिजली 
की कड़क,--पाणिः इन्द्र का विशेषण--वज मुमक्ष- 
न्विव वदञ्रपाणि: -रघु० २।४२, - पातः बिजली का 
गिरना, बिजली का आधघात,--पुष्पम्‌ तिल का फूल 
“भृत्‌ (पुं० ) इन्द्र का विशेषण,-- मणि: हीरा, 
कड़ा पत्थर भतृ ० २।६,--मुष्टिः इन्द्र का विशेषण, 
“» रदः सूअर,--लेपः एक प्रकार बड़ा कड़ा सीमेंट, 
वज्नलेपघटितेव--मा० ५।१०, उत्तर० ४ ( इसके 
योग से बनने वाले पदार्थों के लिए दे० बृहतु० 
अ० ५७ ) >लछोहकः चुम्बक,--व्यूहः एक प्रकार 
का सनिक व्यूह, - शल्य: साही नामक जानवर, 
“सार (वि०) पत्थर की भांति कठोर, बिजली 
की शक्तिवाला, अत्यन्त कड़ा--क्व च निशित- 
निपाता वज्ञसारा: शरास्ते - द० ११०, त्वमपि 
कुसुमबाणान्वज्सारी करोषि--३।३,--सूचि:,--चो 
( सत्री० ) हीरे की सुई,--हृदयम्‌ पत्थर जेंसा 
कड़ा दिल । 


वज्चिन्‌ (पुं०) [वज्ञ--इनि] . इन्द्र--ननु वज्चिण एव 
वीयमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्या:--विक्रम ० 
१।५, रघु० ९।२४ 2. उलल । 

वजच (म्वा० पर० वज्चति) . जाना, पहँचना-ववञ्चरचा- 
हवक्षितिमू--भट्ठटि० १४।७४, ७।१०६ 2. घमना 
3. चुपचाप चले जाना, खिसक जाना--प्रेर० (वंच- 
यति-ते) . टालना, बचना, खिसकना, बिदकना 
-“अहि वज्चयति, अवञ्चयत मायाइच स्वमाया भिन र- 
द्विषामू-भट्टि ० ८।४३ 2. ठगना, धोखा देना, जाल- 
साजी करना (आ० मानी जाती हूँ, पर बहुघा पर० 
भी )-मूर्खास्त्वमववज्चज्त--भट्ठटि ० १५।१५, कथमथ 
वजचयसे जनमनृुगतमसमशरज्वरदूनम्‌ गीत० ८, 
(बन्धनं ) वज्चयन्‌ प्ररवाप सः--रघु० १९१७, कु० 
४१०, ५।४९, रघु० १२।५३ 3. वंचित करना, दरिद्र 
करना --रघ्‌० ७८ । 

वदचक (वि०) [ वञज्च्‌-|-- णिच्‌ --ण्वुल ] 4. जालसाज, 
धोखेबाज, मक्‍्कार 2. ठगने वाला, धोखा देने वाला, 
-“:कः . बदमाश, ठग, उचक्का 2. गीदड़ 3. छछदर 
4. पालतू नेवला । 

बञ्चतिः (पुं०) अग्नि, आग । 


वडचथः | वज्च्‌--अथ: ] 4. ठगना, बदमाशी, धोखा, 
चालाकी 2. ठग, बदमाश, उचक्का 3. कोयल । 
वज्चनम्‌,-ना [वज्च्‌--ल्यूट |!. ठगना, 2. दावपेंच, घोखा, 
जालसाज़ी, धोखादेही, चालाकी वज्चना परिहतंव्या 
बहुदोषा हि शव री--मृच्छ ० १।५८, स्वर्गाभिसन्धि- 
सुकृतं वजचनामिव मेनिरे-कु० ५।४७ 3. माया, भ्रम 
4. हानि, क्षति, अड़चन-दृष्टिपातवञ्चना--मा० ३, 
रघ० ११।२३६। 
वड्चित (भू० क० क०)[ वज्च--क्त | !. प्रतारित, ठगा 
गया 2. विरहित,--ता एक प्रकार की पहेली या 
बुझौोवल । 
वडचुक (वि० ) (स्त्री०--की ) [ वञ्च --उकन ] धोखे से 
पूर्ण, जालसाज, मकक्‍कार, बेईमान,--कः गीदड़ । 
वञ्जुलः [वञ"च्‌ --- उलच्‌, पृषो ० चस्य जः |!. बेंत या नरकुल 
-अआमज्जुवञ्जुललतानि च॒ तान्यमनि नीरन्ध्रनील 
निचुलानि सरित्तटानि--उत्तर ० २।२३, या, मज्जू ल- 
वज्जुलकुञ्जगतं विचकर्ष करेण दुकूले--गीत ० १ 2. 
एक प्रकार का फूल 3. अशोकव क्ष 4. एक प्रकार का 
पक्षी । सम०- द्रुम: अद्योकवक्ष,-- प्रियः बेंत । 
बट्‌ । (भ्वा० पर० वटति) घेरना। 
॥ (चुरा० उभ० वाटयति--ते) . कहना, 2. बाँटना, 
विभाजन करना 3. घेरना, घेरा डालना । 
बटः | वट -+-अच्‌ | . बड़ का पेड़-अयं च चित्रकटयायिनि 
वत्मनि वट: इ्थामो नाम- उत्तर० १, रघु० १३।५३ 
2. छोटी शुक्ति या कौड़ी 3. छोटी गेंद, गोलिका, 
वटिका 4. गोलअंक, शून्य 5. एक प्रकार की रोटी 
6. डोरी, रस्सी (इस अर्थ में नपंं० भी) 7. रूप- 
सादृशरय । सम-पत्रम्‌ रवेत तुलसी का एक भेद 
(त्रा) चमेली,--वासिन (पुं०) यक्ष । 
बटकः | वट-|- कन्‌, वट्‌ -+- क्वुन्‌ वा ] . बाटी, एक प्रकार 
की रोटी 2. छोटा पिड, गेंद, गोली, वटिका । 
बटरः | वट्‌-+-अरन्‌ ]॥. मुर्गा 2. चटाई 3. पगड़ी 4. चोर, 
लुटेरा 5. रई का डंडा 6. सुगंधित धास । 
वटाकरः, वटारकः (पुं०) डोरा, डोरी । 
वटिकः [ वट्‌--इन्‌-+कन्‌ ] शतरंज का मोहरा । 
वटिका | वट्‌--इन्‌--कन्‌--टाप्‌ ] . टिकिया, गोली 
2. शतरज का मोहरा । 
वटिन्‌ (वि०) [ वट्‌--इन्‌ |] डोरीदार, वर्तुलाकार--पुं ० 
स्न्वटिक । 
बटो | वट्‌--अच्‌ --छीष ] 4. रस्सी या डोरी 2. गोली, 
वटिका । _, 
बदुः | वटति अल्पृवस्त्रम--वट्‌--उः | . छोकरा, लड़का 
जवान, किशोर (बहुधा अंग्रेजी के 'चेप--008७9 
या फंलो---0!]0७ शब्द के समान प्रयोग) 
चपलो5यं वदुः---श० २, निवायंतामालि किमप्ययं वट्‌: 


( <९२ ) 


पुनविवक्षु: स्फूरितोत्त राधरः--कु० ५१८३, तु० “बट' 
से भी 2. ब्रह्मवारो । 

बुक: [ वटु-+कन्‌ ] . छोकरा, लड़का 2. ब्रह्मचारी 
3. मूर्ख, बुद्ध । 

बढ ( म्वा० पर वठति) 4. बलवान या शक्तिशाली होना 
2, मोटा होना । 

बठर (वठ--- अरन्‌ ]. मन्दब॒द्धि, जड़ 2. दृष्ट, - रः 
. मूृखं या बुद्ध 2. बदमाश, या दुष्ट 3. वद्य या 
डाक्टर 4. जल-पात्र । 

वडभिः,--भी दे० वलभिः, -भी । 

बड़वा [बल वाति - वल--वा--क--टापू, डलयोरेकक्‍्यात्‌ 
लस्य डत्वम | 4. घोड़ी 2. अश्विनी नाम की अप्सरा 
जिसने घोड़ी के रूप में सूर्य के द्वारा अश्विनीकुमार 
नाम के दो पुत्र उत्पन्न करवाय दे० संज्ञा 3. दासी 
4. वेश्या रण्डी 5. ब्राह्मण जाति की स्त्री, द्विजयो- 
पषित्‌। सम० -अग्निः,, अनलः समुद्र के भीतर 
रहने ठटाली आग, -मृखः . समुद्र के भीतर रहने 
वाली आग 2. शिव का नाम । 

बड़ा [वड-- अच --टाप्‌ ] एक प्रकार की रोटी । 

वडिशम | बलिनो मत्स्यान्‌ श्यति नाशयति,- शो-+-क, 
लस्य शत्वम्‌ ] दे० “बडिश । 

बड़ (वि०) [वड्‌--रक्‌| विशाल, बड़ा, महान । 

बण्‌ (म्वा० पर० वणति) शब्द करना, ध्वनि करना । 

बणिज्‌ (पुं०) [ पणायते व्यवहरति - पण्‌---इजि पस्य 
व:] 4. सौदागर, व्यापारी-यस्यागम: केवलजी विकाय 
त॑ ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति--मालवि० १।१७ 2. तुला 
राशि (स्त्री०) पण्यवस्तु, व्यापार । सम० - कमन्‌ 
(नपुं ० ),-किया क्रयविक्रय, व्यापार,-जनः . (सामूहिक 
रूप से) व्यापारी वर्ग 2. व्यापारी, सौदागर, - पथ: 
. व्यापार, क्रयविक्रय 2. सौदागर 3. बनिये की 
दुकान, आपणिका 4. तुलाराशधि, - वत्तिः (स्त्री०) 
व्यापार, क्रविक्रय भतृ्‌ ० ३।८ १,-सार्थः व्यापारियों 
का दल, टोली । 


वणिजः [वणिज्‌--अच्‌ (स्वाथ)] . सौदागर, व्यापारी 
2. तुला राशि । 

वणिजक: [वणिज--कन्‌ ] सौदागर, बनिया । 

वबणिज्यं, वणिज्या [वणिज्‌--यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ च| व्यापार 
ऋ्रयविक्रय । 

वण्ट ( भवा० पर०, चुरा० उभ० वण्टति, वण्टयति 
>ते ) बांटना, अंश बनाता, विभाजन करना, 
हिस्से करना । 

बण्ट: [ वण्ट---घवज्म_] . भाग या खण्ड, अंश, हिस्सा 
2, दरांती का दस्ता 3. अविवाहित पुरुष, कुआरा । 

बण्टक: [वण्ट--घञ्म , स्वार्थ क] 4. बाँटने वाला, वितरण 
करने वाला 2. वितरक 3. भाग, अंश, हिस्सा । 


वष्टनस्‌ | वण्ट्‌ू-- ल्यूट ] विभाजन करना, अंश बनाना, 
बाँटना या विभकत करना । 

वण्टाल:, वण्डालः [वण्ट--/- आलच्‌, पक्षे पृषो ० टस्य डत्वम्‌ | 
. शुरवीरों की प्रतियोगिता 2. कुदाल, खूर्पा 3. नाव । 

बण्ठ (म्वा० आ० वण्ठते) अकेले जाना, बिना किसी को 
साथ लिए चलना। 

वष्ठ (धि०) [ वण्ठ--अच्‌ ] . अविवाहित 2. ठिंगना 
3. बविकलाज्ु, --5ः . अविवाहित पुरुष, कुआरा 
2. सेवक 3, ठिगना 4. भाला, नेज़ा । 

वण्टरः [ वण्ठ-- अरन | 4. बाँस का आवेष्टन, बाँस का 
मोटा पत्ता 2. ताड का नया किसलूूय 3. (बकरे को) 
बाँधने के लिए रस्सी 4. कुत्ता 5. कुत्ते की पूँछ 
6. बादल 7. स्त्री की छाती । 

वण्ड । (म्वा० आ० वण्डते) 4. बाँटना, हिस्से करना, 
अंश बनाना 2. घेरना, चारों ओर से आवेष्टित 
करना । ॥ (चुरा० उभ० वण्डयति-ते) हिस्से 
करना, बवाॉँटना, अंश बनाना। 

वण्ड (वि०) [ वण्ड--अच ] . अपाड्, अपाहिज, विक- 
लाज़़ 2. अविवाहित 3. नपुंसक बनाया हुआ, - डे: 
. वह आदमी जिसकी खतना हो चुकी हैँ या जिसकी 
जननेन्द्रिय के अग्रभाग को ढकने वाला चमड़ा नहीं 
है 2. बिना पूँछ का बल, डा व्यभिचारिणी स्त्री 
+तु० 'रण्डा । 

वण्डरः [वण्ड--अरन्‌ ] . कञ्जूस, मक्खीचूस' 2. हिजड़ा । 

बत्‌ (वि०) एक प्रत्यय जो 'स्वामित्व' की भावना को 
प्रकट करने के लिए सभसंज्ञाशब्दों' के साथ लगाया 
जाता है --उदा ० घनवत्‌ -- धनाढ्य, रूपवत्‌ सुन्दर, 
इसी प्रकार भगवत्‌, भास्वत्‌ आदि, (इस प्रकार बने 
हुए शब्द विशषण होते हैँ) 2. भू० क० क्ृ० के 
आधार से 'वत्‌ लगा कर कतंवा० का रूप बना 
लिया जाता ह--इत्यक्तवन्तं जनकात्मजायाम्‌--रघु० 
१४।४३ 3. अव्य० समानता और 'सादवश्य' अर्थ को 
प्रकट करने के लिए संज्ञा या विशेषण दाब्दों के साथ 
'वत्‌” जोड़ दिया जाता हूँ - उदा० आत्मवत्सवंभूतानि 
यः पश्यति स पण्डित: । 

वत [वन्‌--क्त ] दे० बत । 

वतंसः [अवतंस -|-अच्‌ वा घव्य , 
अकारलोपः | दे 
>-गीत० २। 

वतोका [अवगतं तोक॑ यस्या:---अवस्य अकार लोपः] बाँ 
या निस्सन्तान स्त्री, वह गाय या स्त्री जिसका किसी 
दुघटनावश गर्भपात हो गया हो । 

वत्स: [वद्‌--सः] . बछड़ा, किसी जानवर का बच्चा, 

तेनाद्य वत्सममिव लोकमम्‌ं पुषाण--भर्तें० २।५६, 

यं सर्वेशेला: परिकल्प्य वत्सं--कु० १॥२ 2, लड़का 


भाग्रिमते “अव इत्यस्य 
अवतंस --कपोलविलो लव तंसं 


( ८९३ 


) 


पुत्र, (यह शब्द इस अर्थ में बहुधा संबोधन के रूप | बदू (म्वा० पर० वदति, परन्तु कुछ अर्थों में तथा कुछ 


मे प्रयक्‍त होता है, वात्सल्य द्योतक शब्द भेरे प्रिय 
मेरे लाल आदि राब्दों से व्यवहृत ) --अयि वत्स कृत॑ 
कतमतिविनयेन किमपराद्धं वत्सेन--उत्तर ०७ ६ 
3. संतान, बच्चे, जीववत्सा जिसके बच्चे जीवित 
हों! 4. वर्ष 5. एक देश का नाम (इसकी राजघानी 
कौशांबी थी जहाँ उदयन राज्य करता था) या उसके 
अधिवासी,--त्सा !. बछिया 2. छोटी लडकी “वत्से 
सीते' (बेटी सीता) आदि,--त्सम्‌ छाती । सम० ॑_ अक्षो 
एक प्रकार की ककडी,--अदनः भेड़िया,-- ईशा: 
--राजः वत्स देश का राजा, लौोके हारि च वत्स राज- 
चरितं नाटय च दक्षा वयम--नाग० १,--काम 
(वि०) बच्चों को प्यार करन वाला, ( मा) वह 
गाय जो बछडे से मिलन की प्रबल लालूसा रखती 
है,>नं।भ: . एक वृक्ष का नाम 2. एक प्रकार 
अत्यंत कठोर विष,-- पाछलः बछडों को पालने वाला, 
कृष्ण या बलराम,--शाला गोशाला । 

वत्सकः [वत्स--कन्‌ | . नन्‍हा बछड़ा, बछडा 2. बच्चा 
3, 'कुटज नाम का पोधा,--कम्र पृष्पकसीस । 

वत्सतरः [वत्स-- तरप] वह बछड़ा जिसने अभी हाल मे 
दूध चंघना छोड़ा हें, जवान बल जिसके ऊपर अभी 
जुआ नहीं रक्‍्खा गया हँ-- महोक्षतां वत्सतरः स्पृश- 
न्तिव--रघु० ३।३२,-- री बछिया, कलोर श्रोत्रिया- 
याम्यांगताय वत्सतरीं वा महोक्ष वा निर्वपन्तति 
गृहमेघधिन:---उत्त र ० ४ । 

बत्सरः [वस्‌-+ सरन | . वर्ष-याज्ञ ० १।२०५ 2. विष्ण 
का नाम। सम०--अन्तक: फाल्गन का महीना 
--ऋणम वह ऋण जो वर्ष की समाप्ति पर वापिस 
किया जाय । 

बत्सल (वि०॥ 
प्यार करने वाला, बच्चों के प्रति स्नेह शील - जंसा 
कि वत्सला धन! माता 2. स्नेहशील, अतिप्रिय 
स्नेहान॒रागी, दयाल,-करुणा मयतद्व त्सल: वव स तपस्वि- 
जनस्य हन्ता--मा० ८।८, ६।१४, रघु० २॥६९, 
८।४१, इसी प्रकार 'शरणागतवत्सल:, 'दीनक्त्सल 
आदि,--लः घास से प्रज्वलित अग्नि, छा अपने बछड़े 
को प्यार करने वाली गाय,--लम्‌ स्नेह, प्यार । 


बत्सलयति (ना० घा० पर० ) उत्कण्टा पंदा करना, उत्सुक 
बनाना, स्नेहयक्त करना-- नूनमनपत्या मां वत्सलयति 
 थैे० ७। 

वत्सा, वत्सिका [वत्स-+टाप, वत्सा-+कन-+टाप इत्वम' 
बछिया, वहड़ी । 

वत्सिमन्‌ (पुं०) [वत्स-|-इमनिच्‌ ] बचपन, कौमायं, उभ 
रती जवानी । 

वत्सीय: [वत्स-| छ | गोप, ग्वाला । 


[वत्स लाति ला+क] 4. बच्चों को 


उपसगों के साथ आ०, दे० नी ०, उदित, कम वा० 
उद्यते, इच्छा० विवदिषति) 4. कहना, बोलना, 
उच्चा रण करना, संबोधित करना, बातें करना-वद- 
प्रदोषे स्फटचन्द्रतारका विभावरी यय्रुणाय कल्पते 
--कु० ५।४४, वदतां वर:--रघु ० १।५९, 'वाकपटुओं 
में प्रमखतम 2. घोषणा करना, कहना, समाचार 
देना, सूचित करना - यो गोत्रादि वदति स्वयम्‌ 
3. किसी के विषय में कहना, वर्णन करना,- भग० 
२।२९ 4. अंकित करना, निर्धारित करना, बयान 

मन० २॥९, ४॥१४ 5. नाम लेना, पुकारना 
-- बदन्ति वण्यविर्ण्पानां धर्मेक्यं दीपक बंधा:--चन्द्रा ० 
6. संकेत करना, आभास देना - कृतज्ञतामस्य वदन्ति 
संपद:--कि० १।१४ 7. स्वर ऊंचा उठाना, ऋन्‍्दन 
करना, गायन करना कोकिल: पंचमेन वदत्ति, वदन्ति 
मघरा वाच:--आदि 8. होशियारी या प्रवीणता 


दर्शाना, किसी विषय पर अधिकारी होना (आ० ) 
शास्त्रे वदते, पाणिनिवंदते--वोप० 9. चमकना, 
उज्ज्वल या देदीप्यमान दिखलाई देना (आ०) 
. भट्टि० ८२७ 0. उद्योग करना, चेष्टा करना 
परिश्रम करना (आ०) क्षेत्र वदते- सिद्धा ०, प्रेर० 
(वादयति-ते) !. कहलवाना 2. शब्द करवाना, बाजा 
बजना--वी णामिव वादयन्ती-विक्रम ० १॥१०, वादयते 
मदु वेणम--गीत० ५, अन-, . बोलने में नकल 
करना, दोहराना (गिर नः) अनवदति शकस्ते मज्जु- 
वाकपञ्ज रस्थ:--रघ्‌० ५।७४ 2. प्रतिध्वनि करना 
गूंजना (पर० और आ०) अनवदति वीणा 3. अनु- 
मोदन करना (उसी मनोभाव की प्रतिध्वन्ति करके ) 


शि० २।६७ 4. नक़छू करना (आ०) भट्टि० ८।२९ 
5. समथंन के रूप में आवत्ति करना, अपू-- (सर्देव 
आ०, परन्तु कभी कभी पर० भी) व. बुरा भला 
कहना, गाली देना, निन्दा करना--शि० १७।१९, 
मन ०४॥२३६, कभी कभी संप्र ० के साथ-भद्ठधि ० ८।४५, 
2. न अपनाना, 3. गिनना विरोध करना, अभि- 

अभिव्यक्त करना, उच्चारण करना, मल्य या 
वजन रखना - यद्वाचाबनभ्यदितं बेन वागम्ययते 


तदेव ब्नह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदमपासते - फेन० 
2. नमस्कार करना, अभिवादन करना, (प्रेर० ) 
प्रणाम करना--भगवन्नभिवादयं,उप-, (आ०) 


. लभाना, चापलसी करना, फूसलाना-भट्टि ० ८।२८ 
2. मनाना, अन॒कूल करना, परि-, गाली देना, निन्‍्दा 
करना, ब्रा भला कहना, प्र-, !. बोलना, उच्चारण 
करना 2. बातें करना, संबोधित करना-भट्टि० ७। 
२४ 3. नाम लेना, पुकारना 4. ख़याल करना 
सोचना, प्रति-, उत्तर में बोलना, जवाब देना--रघु ० 


( ८९४ ) 


३।६४ 2. बोलना, उच्चारण करना 3. दोहराना 
वि-, (आ०) ॥. झगड़ा करना, विवाद करना-पर- 
स्‍्परं विवदमानो भ्रातरो 2. भिन्नमत का होना, 
प्रतिकल होना, विरोधी होना-परस्परं विवद- 
सानानां शास्त्राणां-हि० १ 3. (न्यायालय 
आदि में) दृढ़ता पृवक कहना, -विप्र-, पर० आ०) 
बादविवांद करना, कलह करना, झगड़ा करना 
--भद्ठि ० ८।४२, विसम्‌ , . असंगत होना, भिन्‍न 
मत का होना 2. असफल होना (प्रर०) असंगत 
बनाना सम -, !. बात करना, संबोधित करना 
2. मिलकर बोलना, वार्तालाप करता, प्रवचन करना 
3. समरूप होना, अनरूप हीना, समान होना (करण० के 
साथ )-अस्य म्ख सीताया मुखचन्द्रण संवदत्यंव-उत्तर ० 
४ 4. नाम लेना, प्रुकारना 5. बोलना, उच्चारण 
करना (प्रेर०) . परामर्श करना, सलाह-मशवरा 
(करण० के साथ) करना 2. शब्द करवाना, वाद्य- 
यंत्र बजाना, संप्र , (आ०) (मनुष्यों को तरह) 
ऊँचे स्वर से या स्पष्ट बीलना संप्रवदन्ते' ब्राह्मणाः 
-सिद्धा ० 2. कन्दन करना, ऋक्रन्दन घ्वनिका उच्चा रण 
करना (पर०)-व रतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटा: महा० । 


बद (वि०) [ वद्‌--अच्‌ ] बोलने वाला, बातें करने 
वाला, अच्छा बोलने वाला । 

वदनम्‌ | वद्‌--ल्यट | . चेहरा आसीदविवृत्तददना च 
विमोचयन्तोी---श० २॥१०, इसी प्रकार 'सुवदना 
कमलवदना आदि 2. मख--वदने बिनिवेशिता 
भजडगी पिशुनानां रसनामिषेण घात्रा-भामि० १।१११ 
3. पहल, छवि, दर्शन 4. अगला भाग 5. (किसी 
माला का) पहला शब्द | सम० आसव: लार | 

बदन्तो | वद--झच -]-डीप ] भाषण, प्रवचन । 

वदन्य (वि०) [वद्‌--अन्य, पृषो० ह्ृस्वः] दे० “वदान्य। 

बदरः | वद्‌--अरच्‌ | दे० 'बदर ॥ 

बदालः | बद्‌ --क, अल --अच्‌ | 
2, एक प्रकार की जमन मछलो । 

वदावद (वि०) |[ अत्यन्त वदति -वदु--अच्च, नि० ] 
. बोलने वाला, वाक्पट 2. बातूनी, वाचाल । 


यदान्य (वि०) | वद्नआन्य: | . घारा प्रवाह से वोलन 
वाला, वाकपट 2. सानग्रह बोलने वाला 3. उदार, 
दयाल, दानशील  मन० ४२२४, -न्‍यः उदार या 
दानशौोल व्यक्ति, दाता, अत्यदार व्यक्ति--शिरसा 


. बवण्डर, भंबर 


वदान्यगरवः सादरमेनं वहन्ति सुरतरवः--भामभि०७ 


१४१९, था-- तस्म वदान्यगुरवे तरवे नमोउस्तु-१।३४ 
नं०५।११, रघु० ५१२४ । 

वदि (अव्य०) (चान्द्रमास का) कृष्णपक्ष, ज्येष्ठबदि 
(विप० सुदी ) । 

बद्य (वि०) [ वद्‌--यत्‌ | !. कहने के योग्य, दूषण देने के 


अयोग्य तु० अवद्य 2. कृष्णपक्ष (चान्द्रमास का एक 
पक्ष -- वद्यपक्ष:--क्ृष्णपक्ष: ),-- बम भाषण, इधर- 
उधर की बातें करना । 

(म्वा० पर० वधति) मारना, कतरू करता (लौकिक 
या शास्त्रीय संस्कृत में इसका प्रयोग -- केवल लझक व 
आशीलिड में हन्‌' धातु के स्थान पर होता ह) 

[ हन्‌--अपू, वधादेश: ] 4. मार डालता, हत्या 
कतल, विनाश --आत्मनो वधमाहर्ता ववासों विहगत- 
स्करः:--विक्रम० ५११, मनृष्यवघः - - मानवहत्या, 
पशुवध: आदि 2. आघात, प्रहार 3. लकवा, 4. लोप, 
अन्तर्धान 5. (गणित में) गुणा, सम० -- अडगकम्‌ विष, 
-अहें (वि०) फांसी के दण्ड का अधिकारी 
उद्यत (वि०) . हत्या संबंधी 2. हत्यारा, कातिल 
- उपायः हत्या कौ तरकीब,-- कर्मांधिकारिन (वि० ) 
फांसी पर रूटकाने वाला, जल्लाद,- जीविन्‌ (पुं०) 
. शिकारी 2. कसाई, दण्डः . शारीरिक दण्ड 
(हंटर आदि लगाना) 2. फांसी,--भूमिः (स्त्री०) 
+स्थली (स्त्री०)--स्थानम्‌ . फांसी की जगह 
2. बूचड्खाना,--स्तम्भ: फांसी-- मच्छ ० १० । 


बधकः [हन: क्व॒न्‌, वध च| 4. जल्लाद, फांसी पर लटकाने 
वाला 2. क़ातिल, हत्यारा। 

वधत्रम्‌ [वध--अत्रन्‌ | घातक हथियार । 

वधित्रम [वध्‌--इत्र])। 4. कामदेव 
कामातुरता । 

वध:, वधुका [--वधू, नि० ह्॒स्वः) ॥. पुत्रवध, स्नषा 
2. यवती स्त्री 


वध: (स्त्री०) [उद्यते पितगेहात पतिगह॑ वह +ऊधक ] 
 दुलहिन--वरः स बध्वा सह राजमाग्ग श्राप 
घध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ू-रघ्‌ ० ७।४, १९, समानयं- 
स्तुल्यगूर्ण वधवरं चिरस्य वाक्य न गत: प्रजापति 
>“-श० ५।१५, कु० ६।८२ 2. पत्नी, भार्या--इये 
नमत्ति व: सर्वास्त्रिलोचनवधूरिति--कु ० ६।८९, रध्‌० 
१।९० 3. पृत्रधय एपषा च रघ्‌कुलमहत्त राणां वध: 
5:उत्तर ० ४, ४॥।१६, तेषां वध्स्त्वमसि नन्दिनि 
पारथथिवानाम--- १।९ 4. महिला, तरुणी, स्त्री-हरिरिह 
मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलूसति केलिपरे--गीत ० 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां न वधष्वघानि विमृशन्ति 
घधियः--कि० ६।४५, न० २२।४७, मेघ० १६,४७, ६५, 
5. अपने से छोट रिब्तैदार की पत्नी, नाते में छोटी स्त्री 
6. किसी भी पश॒ की सादा--मृगवधू: (हरिणी) 
व्याप्रवध्‌:, मजवध्‌: आदि । सम०-गह प्रवेशः,-प्रवेक्ष 
दुलहिन का अपने पति के घर में सव प्रथम प्रवेश 
समारंभ, जनः पत्नी, स्त्री, -- पक्ष: (विबाह के अवसर 
पर) कन्या पक्ष के लोग,--वस्त्रम दुलहिन की वेश भूषा 
बवाहिक पोशाक ।& 


। 


> ॥ै> है 


2. कामोन्माद, 


( ८९५ ) 


बधूटो [अल्पवयस्का वध्‌:---वध्‌--टि-|-डीष्‌ | . तरुणी, 
स्‍त्री, नवयवती--रथं वधूटीमारोप्य पाप: क्वाप्यष 
गच्छति-- महावीर ० ५११७, गोपवधूटीदुकलचौराय 
(कृष्णाय ) - भाषा ० १, पुत्रवध्‌ । 

वध्य (वि०) [वधमहंति वध-+यत्‌ |] 3. मारे जाने के 
योग्य, हत्या किये जाने के योग्य 2. जिसे प्राण दण्ड 
की आज्ञा मिल चकी है 3. शारीरिक दण्ड दिये जाने 
के योग्य, शारीरिक रूप से दण्ड्य,--ध्य: . शिकार, 
मृत्यु की तलाश में--मद्रा० १९ 2. शत्र० । सम० 
-- पटहः वह ढोल जो किसी को फांसी पर लटकाते 
समय बजाया जाय। >भ्‌+-भूमसिः (स्त्री०) 

स्थलम,- - स्थानम फांसी घर, माला फलों की 

माला जो फांसी पर लटकान के लिए तयार व्यक्त 
को पहनाई जाय । 

वध्या [वध्य-+-टाप | वध, हत्या, क़तल । 

वश्नम्‌ [वन्ध्‌--प्ट्रन] . चमड़े का तस्मा--शि० २०।५० 
2. सीसा,--ध्री चमड़े की पद्ठी । 

बलश्न्यः [वध्ृ+यत | जता । 

वन । (भवा० पर० वनति) 4. संमान करना, पूजा करना 
2. सहायता करना 3. शब्द करना 4. व्यापत या 
व्यस्त होना । 

(तना० उभ ० वनोति, वन॒ते) ॥. याचना करना 
कहना, प्राथना करना (द्विक० घातु मानी जाती हैं ) 
>-तोयदादितरं नव चातको वन॒ते जलम 2. खोज 
करना, प्राप्त करने की चेष्टा करना 3. जीतना 
स्वामित्व प्राप्त करना । 

] (म्वा० पर० चुरा० उभ० वनति, वानयति-ते ) 
4. अनुग्रह करना, सहायता करना 2. चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना 3. ध्वनि करना 4. विश्वास करना । 


बनस | वन-+अच्‌ | अरण्य, जंगल, वृक्षों का झरमट 
-एको वास: पत्तन वा वने वा--भत ० ३।१२०, वनं्पि 
दोषा: प्रभवन्ति रागिणाम्‌ 2. गुल्म, झुण्ड, सघन क्यारी 
में उगे हुए कमल या अन्य पौधों का समच्च॒य,-चित्र- 
द्विपा: पदह्मवनावतीर्णा:--रघृ० १६।१६, ६।॥८६ 
3, आवासस्थल, निवासस्थान, घर 4. फौंवारा (पानी 
का) झरना 5. पानी--शि० ६।७३ 6. लकड़ी, काष्ठ 
(समास ) में प्रथमपद के रूप में इसका प्रयोग “जंगली” 
'बनेला' अर्थों में होता हं- उदा० वनवराह, वनक- 
दली, वनपुष्पप्त आदि)। सम० - अग्निः दावानल, 
--अजः जंगली बकरा,---अन्तः . किसी जंगल की 
सीमा या दामन--रघु० २।५८ 2. वन्यप्रदेश, जंगल 
--उत्तर० २२५,---अन्तरम !. दूसरा जंगल 2. जंगल 
का .,भीतरी प्रदेश-- विक्रम० ४॥२६,--अरिष्टा जंगली 
हल्दी,---अलक्तम्‌ लाल मिट्टी, गेर या लाल खड़िया, 
->अलिका सूरजमुखी,--आखुः खरगोश,---आखुकः 


०-० २ रह गवानतनाडननई पूरििन?:कओकनइअ णीनीयःयीगन -य- +त"-  े -  क फनिने के तक..." ..क्‍8.त0तह6औ सूर्य]. "३. .[...-र...गर 3... उप... 22... पर... 0.५. ०---मिकास। हमाममाककर....₹-पामन 


एक प्रकार का लोबिया,--आपगा: जंगली नदी, अर- 
ण्यसरिता,-- आद्रका जंगली अदरक,-- आश्रम: जंगल 
में आवास, बानप्रस्थ-जीवन का तीसरा आश्रम, 
-- आश्रमिन (पुं०) वानप्रस्थी, संन्यासी, तपस्वी, 
-- आश्रयः . वनवासी 2. एक प्रकार का पहाड़ी 
कौवा,--उत्साहः गंडा,--उज्भधवा जंगली कपास का 
पौधा,-- उपप्लवः दावानल,- ओकस्‌ (पुं०) . वन- 
वासी, जंगल में रहने वाला 2. संनन्‍्यासी, तपस्वी 
3. जंगली जानवर, जसे कि बन्दर, सूअर,-- कणा वन- 
पिप्पछली,---कदली जंगली केला,- करिन (पु०) 
कुठझजरः,-- गजः जंगली हाथी,-- कुक्‍्कुटः जंगली 
मर्ग,--खण्डम जंगल का एक भाग,-गवः जंगली 
- गहनम झरमट, जंगल का सघन भाग, -- गुप्त 
दिया, जासस गलम:ः जंगली झाड़ी,--गोचर (वि०) 
वार-बार जंगल में जाने वाला, (रः) . शिकारी 
2. वनवासी (रम्‌) वन, जंगल,-- चन्दनम्‌ . देवदारु 
का वक्ष 2. अगर की लकड़ी, - चन्द्रिका,-- ज्योत्स्ना 


एक प्रकार की चमेली, - चम्पक: जंगली चम्पा का 
पौधा,--चर (वि०) वनवासी, वन में विचरने वाला, 
वन देवता, (रः) . वनवासी, वन में रहने वाला, 
जंगली आदमी उपतस्थरास्थितविषादधिय: शतय- 
ज्वनो वनचरा वसतिम--कि० ६।२९, मेघ० १२ 
2. वन्य पद 3. आठ परों वाला शरभ नाम का एक 
काल्पतिक जनन्‍्तु,-- चर्या जंगल में घूमना या निवास 
छाग: ]. जंगली बकरा 2. सअर,-- जः [. हाथी 

. एक प्रकार का सुगन्धित घास 3. जंगली नीबू का 
पेड़ (-जम्‌) नीलकमल,-- जा त. जंगली अदरक 
2. जंगली कपास का पौधा- जोबिन्‌ वनवासी, जंगली 
आदमी ,-दः बादल, -- दाहः दावानल,-- देवता वनदेवी 


जंगल-परी, रघु० २।१२, ९।५२, श० ४॥४, कु० रे। 
५२, ६।३९,--द्रमः: जंगली पेड़--धारा वक्षावलि 
छायादार मार्ग--धनः (स्त्री०) गाय, जंगली बल 
की मादा, पांसुलः शिकारी,-- पाइवम्‌ जंगल के आस 


« पास का क्षेत्र, वनप्रदेश, पुष्पम्‌ जंगली फूल,-- पूरकः 


जंगली नीब्‌ का पेड़, प्रवेशः तपस्विजीवन का 
आरम्भ:, - प्रस्थः अधित्यका या पठार में स्थित जंगल, 
--प्रियः कोयल, (यम ) दारचीनी का पेड़, - बहिण:, 
--वहिणः जंगली मोर,---भः जंगल की भूमि-मक्षिका 
गोमक्षी, डांस,--महली जंगली चमंली,-- माला 
जंगली फलों की माला ज॑ंसी कि श्रीकृष्ण पहनते 
थे--रघ० ९॥५१, इसका वर्णन ह: - आजानलम्बिनी 
माला सवंत कुसुमोज्ज्वला । मध्य स्थलकदम्बाढ्या 
वनमालेति कीतिता ॥ “चर: श्रीकृष्ण का विशे- 
षण,--मालिन्‌ (पुं०) कृष्ण का एक विशेषण 

धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली--गीत ० 


( ८९६ ) 


५, तव विरहे वनमाली सखि सीदति--गीत ० ५, 
-मालिनी द्वारका नगर का नामांतर,-- म॒च्‌ (वि०) 
जल डालन वाला,--रघु० ९।२२, (पुं०)-मृत 
बादल,--मुद्ग: एक प्रकार की मृंग,--मोचा जंगली 
केला,--रक्षक: वन का रखवाला, --राज: सिह, 
--रुहम कमल का फूल,--लक्ष्मोः (स्त्री०) . जंगल 
का आभूषण या सौंदय्यं 2. केला-- जंगली बेल 
लता - दूरीकृता: खलगणरुद्यानलता वनलताभि:-शण० 
१।१७,--वह्निः-हुताशन: दावानल, -- वास: . जंगल 
मे रहना, वन में वास --श० ४।१० 2. जंगली या 
यायावरीय (घुमक्कड़) जीवन 3. वतवासी, वन में 
रहने वाला,--वासनः गंधबिलाव, - वासिन्‌ (पुं०) 
. जंगल म॑ रहने वाला, वनवासी 2. तपस्वी इसी 
प्रकार 'वनस्थायिन्‌ , - ब्लीहिः जंगली चावल, -- शोभ- 
नम्‌ कमल, -श्बन्‌ (पुं०) गीदड़. 2. व्यात्र 
3. गंधबिलाव,-- संकट: एक प्रकार की दाल, मसूर 
-सद्‌,-सवासिन ( पुं० ) वनवासी -- सरोजिनी (स्त्री०) 
जंगली कपास का पौघा, - स्थः . हरिण 2. तपस्वी 
--स्था बरगद का पेड़, स्थली जंगल, जंगल को 
भूमि,--ख्ज्‌ (स्त्री०) जंगली फलों की माला । 

वनरः (१०) दे० वानर । 

वनस्पति: [वनस्य पति:, नि० सुट] . एक बड़ा जंगली 
वक्ष, विशेषकर वह जिसे बिना बौर आये फरू लगता 


हैं 2. वृक्ष, पेड,---तमाश्‌ विध्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति : 


वज्र इवावभज्य - कु० ३।७४ । 

बनाय: [वन+इण--उण, वन्‌+आयच्‌ व।] एक जिले 
का नाम -रघु० ५॥७३ | सम०- ज॒ (नपुं०) 
वनाय म॑ उत्पन्न घोड़ा आदि । 

वरनि: (स्त्रो०) [वन--३] कामना, इच्छा । 

बनिका [वनी-कन्‌ +टाप, हस्वः] छोटा जंगल, जसे कि 
अशोकवनिका । 

वनिता |वन्‌--क्त-ठाप्‌] . स्त्री, महिला - वनितेति 
वर्दंत्यतां लोका: सव॑ वबदन्तु ते, यूनां परिणता सेय॑ 
तपस्यति मतं॑ मम--भामि० २।११७, प॒रथिकवनिता 
>मेघ० ८ 2. पत्नी, गृहस्वामिनी-वनेचराणां वनिता- 
सखानाम्‌ -कु० १।॥१०, रघ० २।१९ 3. कोई 
भी प्रेयसी स्त्री 4. किसी भी जानवर की मादा 
सम०--द्विष्‌ ( पुं० ) स्त्रीह्ंबी, स्त्रियों से घृणा 
करने वाला,--विलासः: स्त्रियों का इच्छानुकल 
मनो रंजन । 


वनिन्‌ (पुं०) [वन--इनि] व. वक्ष 2. सोम लतः 3. वान- 
प्रस्थ, तीसरे आश्रम में रहने वाला । 

वनिष्णु ( व० ) [वन्‌--₹८्णच ] मांगने वाला, याचना 
करने वाला । 

बनी [वन-डीष्‌| जंगल, अरण्य, (वृक्षों का) गुल्म या 


झरमट -- अवनीतलमेव साध मन्ये न वनी माघवनी 
विलासहेतु:-जग ० । 

वनीयकः, वनोयक: [वर्नि याचनामिच्छति-- वनि+फ्यच्‌, 
+ण्वल | भिक्षक, साध--वनीयकानां स हि कल्प- 
भरुह:-- ने ० १५।६० । 

वर्नेकिशञका: (ब० व०) [वे किशक इंव, सप्तम्या अलक |] 
जंगल में किशक अनायास ही मिलने वाला पदार्थ । 

बनेचरः [वर्न चरति-चर्‌ -+ ट, सप्तम्या अलक ] जंगल मं 
रहने वाला, -- रः . वनवासी, जंगल म॑ रहने वाला 
आदमी - वनेचराणां वनितासखानाम-कु० ११० 
१।२ 2. संन्यासी, तपस्वी 3. वन्य पशु 4. वनदेवता, 
वनमानपष 5. पिशाच । 

बनज्यः [वन इज्य:, स० त० |] एक प्रकार का आम । 


बंद (म्वा० आ० वंदते, वंदित) प्रणाम करना, सादर 
नमस्कात्त करना. श्रद्धांजलि प्रदान करना--जगत: 
पितरी वन्दे पावेती परमेश्वरो--रघु० १।१, १३।७७, 
१४॥५ 2. आराघना करना, पूजा करना 3. प्रशंसा 
करना, स्तृति करना, अभि --, प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना--रघ ० १६।८१ । 

बंदक: | वन्द+ण्वल | प्रशसक । 

बंदयथः [वन्द--अथ:| प्रशंसक, चारण या भाट, स्तुति 
गायक । 

बंदनम्‌ [वन्द-+ल्यूट ] . नमस्कार, अभिवादन 2, श्रद्धा, 
सत्कार 3. किसी ब्राह्मणादि को (चरणस्पर्श करते 
हुए ) प्रणाम 4. प्रशंसा, स्तुति--ना . पूजा, अचेना 
2. प्रशंसा,-- नी 4. पूजा, अचना 2. प्रशंसा 3. याचना 
4. मतक को पुनर्जीवित करने वाली औषधि | सम० 
- माला,-मालिका किसी द्वार पर लगाई गई 
फूलमाला । 


बंदनोय (वि०) [वंद-+अनीयर्‌] अभिवादन के योग्य, 
सत्कार के योग्य,--या हरताल, गोरोचना । 

बंदा [वंद--अच -|-ठाप्‌। भिक्षुणी, भीख माँगने वाली 
स्त्री । 

बंदारु (वि०) [वन्द--आरु] 4. प्रशंसा करने वाला 
2. श्रद्धाल, सम्मानपूर्ण, विनीत, शिष्ट--परमनुगृहीतो 

मनिवंदारु:--मद्रा० ७, नपं० प्रशंसा । 

वंदिन्‌ (पुं०) [वन्द-- इन्‌] . स्तुति गायक, चारण, भाट 
अग्रदूत (भाट या चारण एक विशिष्ट जाति हे जो 
क्षत्रिय पिता और हाद्र माता की सन्‍्तान हूं) 2. 
बंदी, कंदी । 

वंदी ।क्‍ ) [ वन्दि +-डीपष ] दे० बंदी । सम०-- पाल: 
काराघध्यक्ष, जेलर । 

दया (वि०) [वन्दू+ण्यत] . सत्कार के योग्य, श्रद्धेय 

2. सादर नमस्क रणीय---रघ० १३।७८, कु० ६।८२े 
मेघ० १२ 3. स्तुत्य, इलाघ्य, प्रशंसनीय । 


( ८९७ ) 


बंद्र: [वंद--रक | पूजा करने वाला, भक्त,--द्रमू समृद्धि । । वपिरः [ वप्‌ृ--इलच्‌ | प्रजापति, पिता । 
वंधर (वि०) दे० “बंधुर । बपुन: (पृ०) सुर, देवता । 
वंध्य, वंध्या दे० बंध्य, बंध्या । वपुष्तत (वि०) [ वप्‌ू+उसि-मतुप्‌ | . मृत, देह- 


वन्य (वि०) [वर्न भवः यत्‌ृ] ।. जंगल से संबंध रखने घारी, शरीरधारी-- ददशे जगतीभुजा मुनि: स वषु 
वाला, जंगल में उगने बाला या उत्पन्न, जंगली - ष्मानिव पुण्यसंचय:--कि ० २।५६ 2. सुन्दर, मनोहर 
कल्पवित्कल्पयामास . वन्यामेवास्थ संविधाम--रघु ० पुं० विश्वेदेवों में से कोई एक । 
१।९४, वन्यानां मार्गशाखिनाम-- ४५ 2. बबर, जो | वपुस (नपृ०) [ वप्‌ू+उसि ] 4. (क) शरीर, देह 
पालतू या धरल न हो- रघु० २॥८, 3७, ५४२ (स्मरं) वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति--कु० ४४२, 
न्‍्यः जंगली जानवर,--न्यम्‌ जंगली पदावार (जसे नवं वयं कातंमिदं वपुश्च - रघृ० २४७, शि० १०। 
कि फल, मूल क्षादि)- रघु० १२॥२०। सम० ५०, (ख) रूपं, आक्ृति, सूरत या छवि--लिखित- 
--इतर (वि०) पालतू, घरल,-- गजः,-- द्वीप: जंगली वपुृषा शंखपद्मौ च दृष्ट्वा - मेघ० ८०, परिष 
हाथी । : . क्षतजतुल्यवपु:  बृहत्‌० ३०।२५ 2. रस, प्रकृति 
बन्या [वन्य--टाप्‌] 4. विशाल जंगल, झुरमुटों का समूह मनु० ५१९६ 3. सौन्दय, सुन्दर रूप या छवि। 
2. जलराशि, वाढ़, जल-प्रुय ॥ सम० - गुण:, प्रकर्ष: रूप की श्रष्ठता, वयवितक 
बप्‌ (म्वा० उभ० वपति, बपते, उप्तः, कमंवा० उप्यते, सोन्दय--संघृक्षयंतीव वपुगुणन--कु० ३।५२, 
इच्छा० विवप्सति - ते) ।. बोना, (बीज) बिखेरना - बषु: प्रकर्षादजयद्‌ गुरु रघु: - रघु० ३।३४, कि० 
पौधा लगाना - यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते २।२, - धर (वि०) ।. मूर्त 2. सुन्दर - ख्रवः शरीर 
फलम्‌-मनु ० ३३१४२, न विद्यामिरिण वपेतू-२।११३, से चूनें वाला तरल रस । 
याद्शं वपते बीज॑ तादुशं लभते फलम्‌ -सुभा०, कु० | बष्तु (पुं०) [ वप्‌+तृच्‌ ) . (बीज का) बोने वाला 
२।५, श० ६।२३ 2. फंकना, (पांसा) डालना 3 पौधा रूगाने बाला, किसान - न शाले: स्तम्बकरिता 
जन्म देना, पदा करना 4. बनना 5. मंडना, बाल वप्तुगुणमपेक्षते-- मुद्रा० १।३, मनु० ३।१४२ 2 
काटना (प्रायः वदिक ),-- प्रेर० -- (वापयति-ते ) पिता, प्रजापति 3. कवि, अन्‍्तःस्फ्तं॑ या प्रणोदित 
बोना, पौधा लगाना, भूमि में डालना, आ -. ऋषि । 
बिखेरना, इधर उधर फेंकना 2. बोना 3. यज्ञ | वपष्र:,-प्रम्‌ [ उप्यते अजत्र वप्‌--रन्‌ |] दुगंप्राचीर, मिट्टी की 
आदि में आहुति देना उद्‌ , उडेलना नि ॥. दीवार, गारे की भित्ति--वेलावप्रवलूयां (ऊर्वीम्‌) 
( बीज ) इधर-उधर बिखेरना 2. ( आहुति ) रघृ० १।३० 2. तटबंध या टीला (जिसमें कि साँड 
देना, विशेषत: पितरों को,-- न्यप्य पिण्डांस्तत या हाथी टक्कर लगाते हैं) रघ० १३।४७, दै० नी० 
- मनु० ३।२१६, (स्मरमहि्य)/ निवपे: सहकार वप्रक्रीड़ा 3. किसी पहाड़ या चट्टान का ढलान 
मंजरी:--कु० ४॥३८ ३ बलि चढ़ाना, यज्ञ के पशु --बृहच्छिलावप्रधनन वक्षसआ--कि० १४४० 4, 
का वध करना निस--, !. बिखेरना, (बीज चादि) चोटी, शिखर, अधित्यका--तीब्र॑ महाक्रतमिवात्र 
छितराना 2. प्रस्तुत करना, पेश करना--श्रोत्रियाया- चरन्ति वप्रा:-- शि० ४॥५८, ३।३७, कि० ५३६, ६। 
भ्यागताय वत्सतरीं वा महोक्षं वा निवंपंति गहमेधिन ७ 5. नदीतट, पाश्व, किनारा, वेलातट,-- ध्वनय: 
उत्तर० ४ 3. तपंण करना, विशेषकर पितरों का प्रतेनरनुवप्रनपणामू--कि० ६।४, ७।११, १७।५८ 
4. अनुष्ठान करना प्रति--, [. बोना 2. पौधा 6. किसी भवन की नींव 7. शहरपनाह या दुगप्राचीर 
लगाना, जमाना, रोपना-- उत्तर ०३३४६, मा० ५। से यक्‍कत नगर का फाटक 8. खाई 9. वत्त का व्यास 
१० 3. जमाना, (रत्नादिक) जड़ना, प्र--, फेकना 0. खेत 4. मिद्टी का टीला (जिसको कि हाथी या 
डालना, प्रस्तुत करना--भद्धि ० ९।९८ ॥ साँड़ टक्कर मारे ) -< प्र: पिता,--प्रम॒ सीसा। सम० 
बपः [| वप्‌+ध | . बीज बोना 2. जो बीज बोता ह, अभिघातः (किसी पहाड़ या नदी आदि के ) तट- 
बोने वाला 3. मँड़ना 4. बनना । बंध पर टवकर मारना--कि० ५।४२, तु० 'तटाघात 
वपनम्‌ [ वप्‌ +ल्‍्यट ] ।. बीज बोना 2. मँड़ना, काटना --- क्रिया , क्रीड़ा किसी टीले या तटबन्ध पर हाथी 
मन० ११।१५१ 3. वीयं, शक्र, बीज--नी व. नाई (या साँड़) का टक्कर मार कर विहार करना-वप्र- 
की दुकान 2. बुनने का उपकरण 3. तन्तु शाला । क्रियामक्षवतस्तटंषु- रघु० ५४४, वम्रक्रीड़ापरिणत 
बपा [वप्‌-|-अच्‌ -|-टाप] 4. चर्बी, वसा-याज्ञ ०७ ३।९४ गजप्रेक्षणीयं ददश--मेघ० २ । 


2. छिद्र, रन्ध्र 3. बमी, दीमकों द्वारा बनाया गया | वर्ष्रिः [ वप्‌+क्रिनू ] . खेत 2. समुद्र । 
मिट्टी का टीला । सम०--क्त्‌ (पुं०) वसा, मज्जा। | बच्री [ वर्ष्रि--डछीष्‌ ] मिट्टी का टीला, पहाड़ी । 


११३ 


५ ८९८ ) 


व (म्वा० पर० वश्रति) जाना, हिलना-ज लना । 
वम (म्वा० पर० वमति, वाँत, प्रर० वामयति, वम्यति, 
परन्तु उपसमंयक्त होने पर केवल 'वमयति ) . वमन 
करना, थक देना, मंह से बाहर निकालना--रक्‍तं 
चावमिषुमूस:--भट्टि/ १५॥६२, ९१०, १४।॥३० 
2:बाहर मंजनाए उडलना, बाहर करना, उदगीरण 
करना, बाहर निकालना, उत्सर्जन करना (बाल से 
भी) किमाग्नेयग्रावा विकृत इव तेजांसि वमति 
--उत्तर० ६।१४, श० २।॥७, रघ० १६।६६, मेघ० 
२०, अविदितगृणा5पि सत्कविभणिति: कर्णब्‌ वमति 
मधधाराम--वास ० 3. बाहर फंकना, नीचे डाल 
देना--वान्तमाल्य:---रघ० ७।६ 4. अस्वीकृत करना, 
उदप-थक देनाःउद्ठमन करना 2. के करना, भेज 
देना, उडेले देना-उद्धामेन्द्रसिक्ता भबिलभग्नाविवोरगी 
रंघ० १२॥।५, मुद्रा० ६।१३ । 


बस: | वम्‌+अप्‌ ] के करना, वमन करना, 
निकालता । 

वसथः | वम--अथच | . के करना, उद्बमन, थकना 
2. हाथी के द्वारा अपनी संड से फेंका गया पानी । 

वसनम्‌ | वम--ल्यट | . के करना, उलटी 2. बाहर 
खींचना, बाहर निकालना, जैसा कि स्वर्गाभिष्यन्द- 
क्मनम्‌ में, रघु० १५।२९, कु० ६।३७ 3. उलटी 
लानवाली 4. आहुति देना -- न: गांजा---नो जोक । 

यमनीया [वम्‌--अनीयर्‌ +-टाप्‌] मक्‍लखी । 

वि: [वम्‌-+इन्‌ ] . आग 2. ठग, बदमाश-मि: (स्त्री०) 
।. बीमारी, जी मिचलाना 2. उलटी हछाने वाली 
(ओषधि ) 

वम्तोी [वमि-+छीष | उलटी करना । 

वंभारवः [प० त०] पशुओं के रॉभने की आवाज । 

बस्रः/-म्री [ वम्‌-- रक्‌, वश्रि|छीष्‌ ] चिऊेटी । 
--कटम्‌ बाँबी । 

वय्‌ (भ्वा० आ०-वयते ) जाना, हिलना-जुलना । 

वयनम [वे--ल्यूट | बनना । 

वयस (नषुं०) [अज --असुन्‌, वीभाव:| 4. आय, जीवन 
का कोई काल या समय,--गुणा: प्र॒जास्थानं गुणिष्‌ 
नच लिड्रं न च वयः - उत्तर० ४॥११, नवं वय 
-रघ ० २।४७, पश्चिमे ववसि-- १९।१, न खल वयस्ते- 
जसो हेतु:-भतं ० २।३८, तेजसां हिं न वय: समीक्ष्यते 
--रघ्‌० १११, कु० ५११६ 2. जवानी, जीवन का 
प्रमख अंश--वयोगते कि वनिताविलास:--सुभा ० 
इसी प्रकार अतिकान्तवया 3. पक्षी--स्मरणीया 
समय वयं वयः-नं० २६२, मृगयोगवयोपचितं वनम्‌ 
रघ० ९॥५३, २।९, शि० ३।५५, ११।४७ 4. कौवा 
-पंच० १।२३ (यहाँ इसका अथ “पक्षी भी हो सकता 
हैं)। सम०--अतिग-- अतीत (धि०) (वयोतिग 


बाहर 


संम० 


आदि) बड़ी आय का, बढ़ा, जीणं, शक्तिहीन,-अधिक 
(वि०) (वयोघिक) आय्‌ में अधिक, वयोवद्ध, 
वरिष्ठ --- अवस्था (वयोष्वस्था) जीवन की एक 
अवस्था, आय की माप,--मा० ९।२९,--कर (वि०) 
स्वास्थ्य देनवाला, जीवन को पृुष्ट करनंवाला, आय 
बढ़ानेंवालाजगत (वि०) . वयस्क 2. वयोवृद्ध 
परिणतिः, -- परिणाम: आय की परिपववावस्था 
वयोवद्धता-- प्रभाणम्‌॒ . जीवन का माप या लम्बाई 
2. जीवन की अवधि,--व॒द्ध (वि०) (वयोवद्ध ) बूढ़ा 
बड़ी आय का,--सन्धि: 4. जीवन के एक काल से 
दूसरे काल में संकमण-त्रयों वयः सन्धय: 2. वयस्कता, 
परिपक्वावस्था (वयस्क होने का काल) ,-स्थ (वि०) 
(वयःस्थ-या-वयस्थ ) . जवान 2. वय: प्राप्त, बालिग 
3. बलवान, शक्तिशाली (-स्था) सखी, सहेली, 
“हानि: (वयोहानि:) 4. जवानी का ह्वास 2. यौवन 
का ह्वास । 


वयस्थ (वि०) [| वयसा तुल्यः यत्‌ ] 4. समान आय का 
2. समसामयिक,--स्यः मित्र, सखा, साथी (प्राय 
समान ही आय का )--सथा सखी, सहेली । 

वयनम [वय--उनन | . ज्ञान, बद्धिमत्ता, प्रत्यक्षज्ञान की 
शक्ति 2. मन्दिर (उणादिसत्रों में इस शब्द को इसी 
अर्थ में पुल्लिड्ड भी बतलाया गया हैं ) 

ययोघस (पं०) [वयो यौवनं दघाति--वयस्‌ +घा+-असि] 
यवा या प्रोढ़ व्यक्ति । 

वयोरगम | वयसा रंगमिव ] सीसा 

वर्‌ (चरा० उभ० वरयति- ते, बया व का प्रेर० रूप) 
माँगना, चनता, छाॉँटना, खोच करना,--दे० “व्‌ । 

वर (वि०) [ व॒ कमंणि अप्‌ ] ।. श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दरतम, 
या अत्यंत मल्यवान्‌, छांटा हुआ, बढ़िया (संबं० या 
अधि० के साथ अथवा समास के अन्त में) वदतां 
वरः:--रघ० १॥५९, वेदविदां वरेण--५॥२३, ११ 
५४, कु० ६।१८, नृवर:, तरुवरा:, सरिद्वरा: आदि 
2. अपेक्षाकृत अच्छा, दूसरे से अच्छा, ग्रंथिम्यो धारिणो 
वरा:; - मनू० १२॥१०३, याज्ञ ०७ १॥३५१,-रः 
. चनने और छॉटने की क्रिया 2. छाँट, चनाव 
3. वरदान, आशीर्वाद, अनग्रह, बरं॑ व या यात्र वर 
मांगना, प्रीतास्मि ते पुत्र बवर॑ वणीष्व--रघु ० २।६३, 
भवल्लब्धवरोदीण-कु ० २।३२, ('वर्रा और “आशिस्‌ 
काअजन्तरजानने के लिए दे० आशिस्‌') 4. भेंट 
उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार 5. कामना, इच्छा 
6. याचना, अनुरोध 7. दूल्हा, पति-वरं वरयते कन्या, 
दे० बध्‌ (२) के नीचे भी 8. पाणिग्रहणार्थी, विवा- 
हार्थी 9. स्त्रीधन, दहेज 40. जामाता व4. कामक 
कामासक्त 2. चिड़िया,-रम जाफरान, केसर, (वरम 
को पृथक देखिय ) । सम०--अंग (वि०) उत्तम रूप 


( ८९९ ) 


वाला (--गः) हाथी (,--गी) हल्दी, (,--गम ) 
. सिर 2. उत्तम भाग 3. प्रांजल रूप 4. योनि, 
5. हरी दारचीनी,--अंगना कमनीय स्त्री-अहे (वि०) 
वर पाने के योग्य,--आजीवन (पुं०) ज्योतिषी, 
--आरोह (वि०) सुन्दर क॒ल्हों वाला (-हः) उत्तम 
सवार ( --हा ) सुन्दर स्त्री,--आलिः चाँद, -- आसनम्‌ 
. उत्तम चौकी 2. मुख्य आसन, सम्मान की कुर्सी 
3. चीनी गुलाब,--उरुः,--रू: (स्त्री०) सुन्दर स्त्री 
(शा० सुन्दर जंघाओं से यृक्‍त स्त्री), . ऋतुः इन्द्र का 
विशेषण,--चन्दनम्‌ 4. एक प्रकार की चन्दन की 
लकड़ी 2. देवदारु, चीड़ का पेड़,--तन्‌ (वि० ) सुन्दर 
अवयवों वाला (स्त्री० नुः) सुन्दर स्त्री--वरतनु- 
. रथवासौ नव दृष्टा त्वया मे--विक्रम ० ४।२२,--तंतुः 
एक प्राचीन मुनि का नाम--रघु० ५।१,--त्वचः नीम 
का पेड़ --द (वि०) 4. वर देने वाला, वरदान प्रदान 
करने वाला 2. मंगलप्रद (- दः) . उपकारी 
2. पितृवर्ग (_-दा) !. नदी का नाम -मालवि० 
५।१ 2. कुमारी, कन्या,--दक्षिणा दुलहिन के पिता- 
द्वारा दूल्हे को दिया गया उपहार,--दानम वर प्रदान 


करना - द्वमः अगर का वक्ष,-निशचय: दूल्हे का चुनाव, 
“पक्षः (विवाह में) दूल्हे के दल के लोग--रघु० 
६।८६,- प्रस्थानम्‌,--यात्रा विवाह संस्कार के लिए 
दूल्हे का जलस के रूप में दुलहिन के घर की ओर 
कूच करना,--फलः नारियल का पेड़, - बाह्विकम 
जाफरान, केसर,--युवतिः,--ती (स्त्री०) सुन्दर 
तरुणी स्त्री,-- रुचिः एक कवि और वेयाकरण का नाम 
(विक्रमादित्य राजा के दरबार के नवरत्नों में से एक, 
दे० नवरत्न; कुछ लोग पाणिनि के सत्रों पर प्रसिद्ध 
वातिककार कात्यायन से इसकी अभिन्नता सिद्ध करते 
हैं ),लब्ध (वि०) जिसने वरदान प्राप्त कर लिया 
हैँ (ब्धः) चम्पक वृक्ष,--वत्सला सास, श्वश्र्‌,---वर्णम 
सोना,--वणिनी 4. उत्तम और सुन्दर रंगरूप वाली 
स्‍त्री 2. स्त्री 3. हल्दी 4. लाख 5. लक्ष्मी का नामांतर 
6. दुर्गा का नामांतर 7. सरस्वती का नाम 8. “प्रियंग' 
नाम को लता,--स्रज्‌ दूल्हे की माला' वह माला जो 
दुलहिन, दूल्हे के गले में डालती है । 


वरकः | वृ+व्‌न्‌ | 7. इच्छा, प्रार्थना, वर 2. चोगा 


लोबिये की एक प्रकार, -कम्‌ . नाव को ढकने की 
चादर 2. तौलिया, अंगोछा । 


वरठः [व--अटन्‌ | . हंस 2. एक प्रकार का अनाज 3. एक 


प्रकार को बरे, भिड़,-टा,-दी 4. हंसिनी, नवप्रसृति- 
वेरटा तपस्विनी-न ० १।१३५ 2. भिड़, बरं या उसके 
' प्रकार --भो वयस्य एते खल दास्या: पुत्रा अर्थकल्यवती 
बरटा भीता इव गोपालदारका आरण्ये यत्रयत्र न 
: खाद्य॑ंते तत्र-तत्र गच्छंती-मृच्छ ० १,-टसम्‌ कूंद का फूल, 


वरणम्‌ [वृ--ल्यट | . छांटना, चुनना 2. मांगना, याचना 
करना, प्रार्थना करना 3. घेरना, घेरा डालना 
4. ढकना, परदा डालना, प्ररक्षा करना 5. दुरलूहिन 
का चुनाव,--णः 7. परकोटा, फ़सील 2. पुल 
3. वरुण नामक वक्ष 4 वृक्ष - इह सिघवर्च वरणा- 
वरणा: करिणां मुदे सनरूूदानलूदाः:--कि० ५॥२५ 
5. ऊंट । सम०--माला,-स्रज दे० वरस्रज्‌ । 

वरणसी (अधिक प्रचलित रूप--वाराणसी )-दे० । 

वरडः [व्‌--अंडच्‌] १. समुदाय, वर्ग 2. मुँह पर निकली 
फुंसी 3. वरामदा 4. घास का ढेर 5. झोला (यदि- 
दानीमहं वरण्डलम्बुक इव दूरमुत्क्षिप्प पातित:-मृच्छ ० 
में “वरण्डलंब॒क' शब्द का अर्थ सन्दिग्ध हें, इसका अर्थ 
प्रतीत होता है 'ऊपर लटकती हुईया उभरी हुई 
दीवार जो यदि और ऊपर उठाई गई तो उसका 
लढ़ना जाना निश्चित हें; यही बात सूत्रधार के 
विषय में ह. जिसकी आशाएं अत्यंत ऊंची उठी परन्तु 
केवल निराशा में परिणत होने के लिए) । 


वबरंडकः |[वरंड---कन्‌] !. मिट्टी का टीला 2. हाथी की 
पीठ पर बना हौदा 3. दीवार 4. मुँह पर मुंहासा । 

वरंडा [वरंड--टाप्‌|] ?. बर्छी, छरी 2. एक पक्षी 
-सारिका 3. दीपक की बत्ती । 

वरत्रा [व+-अत्रन्‌-+-टाप | फ़ीता, (चमड़े का) तस्मा या 
पट्टी, शि० ११।४४ 2. घोड़े या हाथी का तंग । 

बरम्‌ (अव्य) [वृ्‌-+-अप्‌ | अपेक्षाकृत, श्रेष्ठतर, श्रेयस्कर, 
अधिक अच्छा, कभी कभी यह अपा० के साथ प्रयक्त 
होता हँ-समुन्नयन्‌ भूतिमनायंसंगमाद्वरं॑ विरोधो5पि 
सम॑ महात्मभिः--कि० ४८, परन्तु इस शब्द का 
प्रयोग बहुधा बिना किसी शर्त के होता हैं, 'वरम' 
प्राय: उस वाक्य खंड के साथ प्रयक्त होता हूँ जिसमें 
अपेक्षित वस्तु विद्यमान हैं; तथा 'न च' 'नतु” और 
'न पुनः उस वाक्यखंड के साथ जिनमें वह वस्तु 
विद्यमान हूँ जिसकी अपेक्षा पूव॑वर्ती को प्रमुखता दी 
गई है । (दोनों कतु० में रक्खे जाते हैं), वरं॑ मौन 
कार्य न च वचनमुकतं यदनृतं ... ...वरं भिक्षाशित्वं न 
च परघनास्वादनसुखम -हि० १, वरं प्राणत्यागो न 
पुन रधमानाम पगम:--तदेव ०, कभी कभी नई का प्रयोग 
“बच, तु, और पुन: के बिना भी होता हूँ--याच्ज्या 
मोघा वरमधिगणे नाधमे लब्धकामा-मेघ० ६ ॥ 


वरलः [व॒-+अलरूच] एक प्रकार की बरें, भिड़,--लछा 
. हंसिनी 2. एक प्रकार की भिड़, बरं। 

वरा [व-+अच+टाप्‌] 7. त्रिफला 2. एक प्रकार का 
सुगंघ द्रव्य 3. हल्दी 4. पार्वती का नाम । 

वराक (वि० ) (स्त्री०-की) |[व्‌+षाकन्‌ | बेचारा, दय- 
नीय आते, मन्दभाग्य दुःखी, अभागा (बहुघा दया 
दिखाने के लिए प्रयकत) तन्‍्मया न य॒कक्‍त॑ कृत॑ं यत्स 


व 


( ९०० ) 


वराको5पमानित:--पंच ० १, तत्किमज्जिहानजीवितां 
वराकीं नानकंपसे--मा० १०,-कः . शिव 2. संग्राम, 
पुद्ध । 

वराटः [वरमल्पमटति --अट-+अण्‌] 4. कौड़ी 2. रस्सी, 
डोरी । 

वराटकः [वराट--कन | . कोड़ी-प्राप्त: काणव राटको5पि 
न मया तष्णंउंघना मंच माम--भत्ते ० ३॥४ 2. कमल 
फल का बीजकोष 3. डोरी, रस्सी (इस अथ मे “नपुं० 
भी) । सम० - रजस्‌ (पुं०) नाग केसर नामक वृक्ष । 

बराटिका [वराट--कन-+-टाप, इत्वम] कोड़ी--भामि० 
२(४२। 

वराण: [व्‌+शान च्‌| इन्द्र का विशेषण । 

वराणसी दे० वाराणसी । 

वरारकस [ वर-+-ऋ-- प्वल | हीरा । 

वराल:, वरालकः [व-+-आ लच्‌ स्वार्थ कन्‌ च| लौंग । 


वराशि:-सि: ! वरम्‌ आवरणमबरनुते वर-+अश --इनू, वर 
श्रेष्ठ: अस्यते क्षिप्यतेजज्वर-+-अस +इन्‌| मोटा 
कपड़ा । 

बराह: [वराय अभीष्टाय. मुस्तादिलाभाय आहन्ति 
भूमित--आ-- हन्‌+ड] सूअर, बंधिया किया गया 
सूअर,-विसख्रब्धं क्रियतां वराहततिभिभुस्ताक्षति: पल्वले 
--शं० २॥६ 2. मेंढ़ा 3:पैलक॑बादरूऊ मगरमच्छ 
6. शूकराकृति में बना संनिक व्यह 7. विष्णु का 
तीसरा वराह-अवतार--तु० वसति दशनशिखरे 
घरणी तव रूग्ना शशिनि कलद्ूू कलेव गनिमग्नाय 
केशव घृतशकरूूप जय जगदीश हरे--गीत० १ 

एक विशेष माप 9. वराहमिहिर का नामान्तर 

]0. अठारह पुराणों में से एक । सम ०--अवतारः विष्ण 
का तीसरा अवतार, वराहावतार,--कदः वाराहीकंद, 
एक खाद्य पदाय्य,--कर्णः एक प्रकार का बाण, 
--कणिका एक प्रकार का अस्त्र-कल्पः वराहावतार 
का समय, वह काल जब विष्ण का वराह का अवतार 
घारण किया, -मिहिरः एक विख्यात ज्योतिव॑त्ता, 
बृहत्संहिता का प्रणेता (राजा बिक्रमादित्य की राज- 
सभा के नव रत्नों में से एक ),- ह्यंगः शिव का नाम | 

वरिमन्‌ (पुं०)) [वर-+इमनिच्‌ | श्रेष्ठता, सर्वोपरिता, 
प्रमखता । 

वरिवसि (स्थि) त [वरिवस्‌ (स्था)-+इतच | पूजा गया, 
सम्मानित, अचित, सत्कृत । 

वरिवस्था [वरिवसः: पूजाया: करणम्‌--वरिवस--क्य च्‌ 
+अ-टापू | पूजा, सम्मान, अचेना, भक्ति | 

वरिष्ठ (वि०) [अयमेषामतिशयेन वरः उरुवा - उझु 
-+इष्ठन्‌ वरादेशः: उरु की उ० अ०] ।. सर्वोत्तिम, 
अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यन्त पृज्य, प्रमख 2. अत्यन्त विशाल 
उरुतम 3. अत्यन्त विस्तत 4. गरुतम,-ष्ठः !. तित्तिर 


पक्षी, तीतर 2. संतरे का पेड़,--ष्ठमू १. तांबा 
2. मिर्च । 

वरो [वृ+अच्‌--छीष]| $ . सूर्य की पत्नी छाया 
2. शतावरी नाम का पौधा । 

वरोयस्‌ (वि०) [अयमनयोरतिशयेन वर: उरुवा उरु 
+ईयसुन, वरादेश:, उठ की म० अ०] !. अपेक्षक्षत 
अच्छा, अधिक श्रेष्ठ, अधिमान्य 2. अत्यृत्तम, बहुत 
अच्छा - मा० १।१६ 3. अपेक्षाकृत बड़ा, चोड़ा या 
विस्तृत । 

वरो (ली) वर्द:ः [व--व्विप्"|-वर, ई वशच--ईवरौ, तो 
ददाति दा---क८"- ईवर्द:, बली चासौ ईक्दंश्च, कमें० 
त०] बल साँड । 

बरोषु: [वर: श्रेष्ठ: इष: यस्य, पृषो०] कामदेव का नाम । 

वर्ट: (पुं०) स्लेच्छ जाति का नाम । 


वरुड: (पुं०) एक नीच जाति का नाम । 

यरुण: [व--उनन्‌ | . आदित्य का नाम (बहुधा 'मित्र' के 
साथ युक्त होकर) 2.. परवर्ती पौराणिकता के 
अनुसार ) समुद्र की अधिष्ठात्री देवता, पश्चिम दिशा 
का देवता (हाथ म॑ पाश लिए हुए) यासां राजा 
वरुणो याति मध्ये सत्यानते अब पश्यञ्जनानाम्‌ 
वरुणो यादसामहम--भग० १०।२९, प्रतीची वरुण 
ति--महा ० अतिसक्तिमेत्य वरुणस्थ दिशा भुशमन्व- 
रज्यदतुषधारकरः -शि० ९।७ 3. समद्र 4. अन्तरिक्ष । 
सम०--अंगरुहः अगस्त्य का विशेषण,--आत्मजा 
मदिरा (समद्र से निकलने के कारण इसका यह नाम 
पड़ा ) , - आलयः, -- आवासः समद्र,--पाशः घड़ियारू 
-- लोक: . वरुण का संसार 2, जल । 

वरुणानी [वरुण-+डीष्‌, आन॒क |] वरुण की पत्नी । 

बरुत्रम [वृ+उत्र | उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा । 


वरुथम्‌ [वृ--ऊथन| 4. एक प्रकार का लकड़ी का बना, 
आवरण जो रथ की टक्कर हो जाने पर रथ की 
रक्षा करे (इस अर्थ में पूं० भी) वरूथों रथगप्तिर्या 
तिरोघत्ते रथस्थितिम 2. कवच बख्तर 3. हाल 4 
वगे, समुच्चय, समवाय,-- थः 4. कौयल 2. काल । 

वरूधथिन्‌ (वि०) [वरूथ-/-इन्‌ | !. कवचघारी, बख्तरयक्त 
2. अंगारगृप्ति या बचाऊ जंंगले से सुसज्जित--अव- 
निमेकरथन वरूथिना जितवत: किल तस्य घधनभंत 
--रघ० ९।११ 3, बचाने वाला, आश्रय देने वाला 
4. गाड़ी में बैठा हुआ, - पुं० 4. रथ 2. अभिरक्षक 
प्रतिरक्षक,---नी सेना - स्खलितसलिलाम ललंष्यनां 
जगाम वरूधिनी -शि० १२।७७, रघ० १२।५० । 

वरेण्य (वि०) [वर-न-एन्य] . अभिलषणीय, वांछनीय 
पात्र वरणीय--अनेन चेदिच्छसि गह्ममाणं पार्णिं 
वरेण्यन- रघ० ६।२४ 2. (अतः) सर्वोत्तिम, श्रेष्ठ- 
तम, प्रमुख, पृज्यतम, मुख्य-वेधा विधाय पुनरुक्त- 


( ९०१ ) 


मिवेन्दुबिंबं दूरीकरोति न कथ॑ं विदृषां वरेण्य:-भामि० 
२।१५८, तत्सवितुव रेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि ऋक 
३।३२।१०, रघ० ६।८४, भट्िट० १४, कु० ७९०, 
> ण्यम्‌ ज्ञाफ़रान, केसर । 

वरोटः | वराणि श्रेष्ठानि उठानि दलानि यस्य ब० स०] 
मरुवे का पौधा,---टम्‌ मरुए का फूल । 

वरोलः [व-|ओलच | बर, भिड़ । 

वर्केरः [वक--अरन | . भेड़ या बकरी का बच्चा मेमना 
2. बकरा 3. कोई पालत जानवर का बच्चा 4 
आमोद, क्रीडाविहार, मनोरंजन । सम० ककर 
चमड़े की रस्सी या तस्मा जिससे बकरी या भेड़ 
बांधी जाय । 

वरकराट: [वर्करं परिहासम्‌ अटति गच्छति वकरभन-॑-अट 

अण | . तिरछी नजर, कटाक्ष 2. स्त्री के कुचों 

पर उसके प्रेमी के नखक्षतों के चिह्न । 

बकुंट: (पु०) कोल, अगला, चटखनी । 


वगः [वज्‌+-घजञ्ा | !. श्रंणी, प्रभाग, समह, दल, समाज 
जाति, संग्रह (एक समान वस्तुओं का), न्यषंधि 
शेषो5उप्यन यायिवर्ग:--- रघ० २।४, ११।७, इसी प्रकार 
पौरवम:, नक्षत्रवर्गः आदि 2. टोली, पक्ष, कु० ७।७३ 
3. प्रवगे 4. एक स्थान पर वर्गक्कित शब्दसमह यथा 
मनष्यवग:, वनस्पतिवर्गं: आदि 5. वणमाला में व्यंजनों 
का सम ह्‌ 6. अनभाग, अध्याय, या पुस्तक का परि- 
च्छेद 7. विशेषरूप से ऋग्वेद के अध्यायान्तगंत अव- 
भाग, सूक्‍त 8. घात--दो समान अंकों का गृणनफल 
9. सामथ्य । सम०---अन्त्यम, - उत्तमम्त पांचों वर्गों में 
से प्रत्यके का अन्तिम वर्ण अर्थात्‌ अननासिक अक्षर, 
-“-धनः वर्ग का घनफल,--पदम्‌,-- मूलम वर्गमूल 
वह अंक जिसके घात से को वर्गाक बने,-- वर्ग: वर्ग 
का वर्ग । 

बगंणा (स्त्री०) गृणन, घात । 

वग्गशस (अव्य० ) [वर्ग-+शस | समहों में श्रणीवार । 

वर्गोीय (वि०) [वर्ग+-छ | किसी श्रेणी या प्रवरग से संबद्ध, 
>-यः सहपाठो । 

वरग्य (वि०) [वर्ग भवः यत्‌] एक ही श्रेणी का,-ग्य 
एक ही श्रेणी या दल से संबद्ध, सहयोगी, सहपाठी 
सहाध्यायी (शिक्षा में) या यस्य यज्यते भूमिका तां 
खल भावेन तथव सब वर्ग्या: पाठिता: मा० १, शि० 
+९५ । 

बर्च (भ्वा० आ० वचंते) चमकना, उज्ज्वल या आभा- 
यक्‍त होना । 

वचस (नपुं०) [ वर्च +असुन्‌ |] . वीयें, बल, शक्ति 
2. प्रकाश, कान्ति, उजाला, आभा 3. रूप:, आक्ृति, 
शुकल 4. विष्ठा, मल । सम०--्रहः कोष्ठ बद्धता, 

कब्ज । 


0 न्माहा-नाय 7... 2. नमन निन«मणन««»»»+++++++»+++++++«।.क्‍६ल्‍नम सात 


वर्चस्क: | वर्चस--कन्‌ ] . उजाला, कान्ति 2. वीय॑े 
छः विष्ठा । 

वर्चस्मिन (वि०) [ वर्चस--विनि | !. शक्तिशाली, 
ओजस्वी, सक्रिय 2. देदीप्यमान्‌, उज्ज्वल, तेजस्वी । 

बर्ज: [ वज-|घज्ज _] छोड़ देना, परित्याग । 

वर्जनम [ वज्‌-ल्‍ल्यद ] . छोड़ना, त्याग, तिलांजलि 
2. वराग्य 3. अपवाद, बहिष्करण 4. चोट, क्षति 
हत्या । 

वजम (अव्य० ) 
(समास के अन्त में) 
श० ४, कु० ७॥७२ | 

बजित (भू० क० कृ०) [ वज्‌-+क्त | . छोड़ा हुआ, 
अलगाया हुआ 2. परियत्यक्त, उत्सुष्ट 3. बहिष्कृत 
4. वंचित, विरहित, हीन जसा कि 'गणर्वाजत में । 


(वि०) [वृज्‌+ण्यत्‌ ] . टाले जाने के योग्य, बिद- 
काये जाने के योग्य 2. बहिष्कृत किये जाने के योग्य 
या छोड जाने के योग्य 3. छोडकर, सिवाय ' के, । 

वर्ण (चरा० उभ० वर्णयति-ते, वणित) 4. रंग करना 
रोगन करना, रंगना -- यथा हि भरता वण्णवंणयन्त्या- 
त्मनस्तनम्‌ - सुभा० <. बयान करना, वणन करना, 
व्याख्या करना, लिखना, चित्रित करना, अंकित 
करना, निरूपण करना-- वरणितं जयदेवेन हरेरिद॑ं 
प्रणतेन - गीत० ३, कि० ५।१० 3. प्रशंसा करना, 
स्तुति करना 4. फलाना, विस्तृत करना 5. रोशनी 
करना, उप-- बयान करना, वर्णन करना निस-- 
. ध्यान से देखना, सावधानता पूृवेंक अंकित करना 
2. देखना, निहारना । 
|: [ वर्ण --घज्म ) . रंग, रोगन--अतः शुद्धस्त्वमपि 
भविता वर्णमात्रेण कृष्ण:--मेघ० ४९ 2. रोगन, रंग, 
दे” वर्ण (), 3. रंग, रूप, सौन्दय 
त्वय्यादातुं जलमवनते शाज़िणो वर्णवौरे--मंघ० ४६, 
रघु० ८४२ 4. मनुष्य श्रेणी, जनजाति या कबीला, 
जाति (मख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शाद्र 
वर्ण के लोग ) वर्णानामानुपृव्यण--वाति० न कश्चि- 
दर्णानामपथमपक्ृष्टोषपि मजते--श० ५।१०, रघु० 
५।१९ 5. श्रेणी, वंश, जनजाति, प्रकार, जाति जसा - 
कि 'सवर्णम्‌ अक्षरम्‌ में 6, (क) अक्षर, वर्ण, ध्वनि 
में व्णविचारक्षमादष्टि:- विक्रम० ५, (ख) शब्द 
मात्रा--सा० द० ९ 7. ख्याति, कीति, प्रसिद्धि, 
विश्वति---राजा प्रजारंजनलब्धवर्ण:--रघु० ६॥२१ 
8. प्रशंसा 9. वेशभषा, सजावट 40. बाहरी छवि 
रूप, आकृति . चादर, दुपट्टा 2. ढकने के लिए 
ढकक्‍कन, चपनी 3. किसी विषय का क्रमगीत में, 
गीतक्रम --उपात्तवर्ण चरिते पिनाकिन: कु० ५॥५६, 
गीतिख्यात”' अर्थात्‌ गात का विषय बना हुआ 


निकाल कर, बाहर करके, सिवाय 
गौतमीवर्जग्प्तिरा निष्क्रांता: 


( ९०२ ) 


4. हाथी की झूल 45. गुण, धर्म 36. धघर्मानष्ठान 
7. अज्ञात राशि-- णंम॒ . केसर, जाफरान 2. रंग- 
दार उबटन या सुगन्धद्रव्य । सम० - अंका लेखनी, 
“-जपसदः जातिच्युत--अपेत (वि०) जातिशन्य, 
जातिच्युत, पतित--अहूँ: एक प्रकार का लोबिया, 
--आगमः किसी अक्षर का जोड़ना भवेद्वर्णागमाद्धंस: 
ए"िंसिद्धा०,--आत्मन्‌ (पुं०) शब्द,--उदकस्‌ रंगीन 
पानी-- रघु०७ १६।७०,--कपिका दवात,--क्रमः 
. वर्ण व्यवस्था, रंगों का क्रम 2. वर्ण माला--चघारक: 
चितेरा, ज्येष्ठ: ब्राह्मण, - तूलिः, - तूलिका,--तूली 
(स्त्री०) कूची, चितेरे का ब्रृश,-- द (वि०) रंगसाज 
(-दम ) दारुहलदी-दात्री हलदी-दृतः पत्र,-धर्मः प्रत्येक 
जाति के विशिष्ट कतंव्य,--पातः किसी अक्षर का लोप 
हो जाना,-पुष्पम्‌ पारिजात का फल,-पुष्पकः पारिजात, 
“प्रकर्ष: रंग की श्रेष्ठता, प्रसादनम्‌ अगर की 
लकड़ी, - मातृ (स्त्री ० ,लेखनी, पेंसिल, कची,-मातका 
सरस्वती,--माला, राशि: (स्त्री०) अक्षरों की 
यथाक्रमसूची, वर्णमाला,---बति:,--वतिका (स्त्री०) 
रंग भरने की तूलिका,-- विपर्ययः वर्णो का उलट फेर-- 
(भवेत्‌ ) सिंहो वर्ण विंपयंयात्‌-सिद्धा०, विलासिनी 
हल्दी, _ विलोडकः . सेंघ लगाकर घर में घसने 
वाला 2. साहित्य चोर (शा० शब्दचोर ) ,---वत्तम्‌ 
वर्णों की गणना के आधार पर विनियमित छन्‍्द या 
वृत्त (विप० मात्रावृत्त), - व्यवस्थितिः (स्त्री०) 
वर्णव्यवस्था, वर्णविभाग,--शिक्षा वर्णमाला सिख- 
लाना,-- श्रेष्ठ: ब्राह्मण,---संयोग: एक ही वर्ण के लोगों 
में विवाहसंबंध होना,--संकरः . अन्तर्जातीय विवाह 
के कारण वर्णों का सम्मिश्रण 2. रंगों का मिश्रण 
“चित्रेषु वर्णसंकर:ः---का ० (यहां, दोनों अर्थ अभिप्रेत 


न, 


है) शि० १४।३७, - संघातः, - समाम्नायः वर्णमाला । 

वर्णक: [वर्णयति-वर्ण +ण्वुल] . मुखावरण, नकाब 
अभिनेता की वेशभूषा 2. चित्रकारी, चित्रकारी के 
लिए रंग--शि० १६।६२ 3. रंगलेप या कोई उबटन 
के रूप में प्रयक्‍त होने वाली वस्तु - एते: पिष्टतमाल 
वर्णकनिभरालिप्तमम्भोधर: - मुच्छ० ५।४६, भट्टि० 
१९।११ 4. भाट, चारण, स्तुतिगायक 5. चन्वन 
(वृक्ष ).-का 4. कस्तूरी 2. रंगलेप, चित्रकारी 
के लिए रंग 3. उत्तरीय बस्त्र, दुपट्टा, - कम !. 
रंगलेप, रंग, वणं श० ६।१५ 2. चन्दन 3. परिच्छेद, 
अध्याय, प्रभाग । 


वर्णनम्‌ - ना [वर्ण -+ल्यूट] 3. चित्रकारी 2. वर्णन, 
आलेखन, चित्रण -स्वभावोक्तिस्तु डिभादे: स्वक्रिया- 
रूपवर्ण नमम्‌--काव्य ० १० 3. लिखना 4. वक्तव्य, 
उक्ति 5. प्रशंसा, सस्ताव (--ना केवल इसी 
अथ में) । 


वर्णसि: [वृव्_ -+-असि, नुक्‌] जल । 

वर्णाठ: [वर्ण-- अट्‌--अच | 4. चित्रकार 2, गायक 3. 
जो अपनी आजीविका अपनी पत्नी के द्वारा करता हैं, 
सत्रीकृताजीव । 

बॉणिका [वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यस्या: ठन्‌) . 
अभिनेता की वेशभूषा या नकाब 2. रंग, रंगलेप 
3. स्याही, मसी 4. लेखनी, पेंसिल । सम ०-- परिग्रह: 
स्वांग भरना या नकाब धारण करना - ततः प्रकरण 
नायकस्य मालतीवल्लभस्य माधवस्य व्णिकापरियस्रह: 
कथम्‌--मा० १। 

बणित (भू० क० क्ृ०) [वर्ण --क्त] . चित्रित 2. वर्णन 
किया गया, बयान किया गया 3. स्तुति की गई, 
प्रशंसा को गई । 


वॉणिन्‌ (वि०) [वर्णोज्स्त्यस्य इनि] (समास के अंत में 
प्रयक्‍त ) . रुंग रूप वाला 2. जाति से संबंध रखने 
वाला-पु० 4. चित्रकार 2. लिपिकार, लेखक 3. 
ब्रह्मचारी, दे० ब्रह्मचारिन्‌,-अथाह वर्णी--कु० ५१६६, 
५२, वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षण: प्रस्तुत 
माचचक्षे--रघु ० ५।१९ 4. इन चार मुख्य वर्णों में 
से किसी एक वर्ण का व्यक्ति। सम० -लिड्रिन 
(वि०) ब्रह्मचारी की वेशभूषा धारण किए हुए, या 
उसके चिह्लों को धारण करने वाला स वण्णिलिज्भी 
विदित: समाययौ युधिष्ठिरं दव॑तवने वनेचर: 
- कि० १।१। 

बाणनी [वर्णिन्‌+-डीष्‌ | ॥. स्त्री 2. चारों वर्णों में से 
किसी एक वर्ण की स्त्री 3. हल्दी । 

वर्ण: [वृ+-णुः नित्‌] सूर्य । 

वर्ण्य (वि०) [वर्ण -ण्यत्‌] वर्णन करने के योग्य (प्रकृत 
ओर प्रस्तुत शब्दों की भांति यह “वण्य' शब्द भी 
काव्य ग्रन्थों में प्रायः प्रयकत होता है ),--ण्यंम॒ केसर, 
जाफरान । 

बतेः [वत्त -+घञ्ण_] (प्रायः समास के अन्त में) जीविका, 
वृत्ति- जैसा कि 'कल्यवतंम्‌” में। सम० - जन्मन्‌ 

वतंक (वि०) [ वृत्‌-पण्वुल ] जीवित, विद्यमान, वतंमान 

कः . बटेर, लवा 2. घोड़े का सुम,- कम एक 

प्रकार का पीतल या कांसा । 

बतेका,-- की [ वतंक--टाप्‌, छीष वा ) बटेर, लवा। 

वतन (वि०) [ वृत्‌+ल्यट ] !. टिकाऊ, रहने वाला, 
ठहरने वाला, विद्यमान 2. स्थिर,-- नः ठिगना, बौना 
--नी 3. मार्ग, सड़क 2. जीना, जीवन 3. पीसना, 
चूर्ण बनाना 4. तकुआ,--नम 4. जीना, विद्यमान 
रहना 2. ठहरना, डटे रहना, निवास करना 3. कर्म, 
गति, जीने का ढंग या तरीक़ा,-- स्मरसि च तदृपा- 
त्तेष्वावयोवर्तेनानि--उत्तर ० १।२६, (यहाँ शब्द का 
अथ “आवास या निवास' भी है) 4. जीवित रहना, 


( ९०३ ) 


जीवनयापन करना (समास के अन्त में) 5. आजी- 
विका, जीवन निर्वाह, वृत्ति 6. जीवन निर्वाह का 
साधन, वृत्ति, व्यवसाय 7. चालचलन, व्यवहार, 
आचरण 8. मजदूरी, वेतन, भाड़ा 9. व्यापार, लेन- 
देन !0. तकवा !. गोलक, गेंद । 

बतेनिः [ वतंन्तेहस्यां जना:, वृत्‌-नि: |] . भारत का 
पूर्वी भाग, पूव॑वर्ती प्रदेश 2. सक्‍त, प्रशंसा, स्तोत्र, 
स्॑निः (स्त्री०) माग, सड़क । 

वर्तमान (वि०) | वत्‌+-शानच मक्‌ |] 4. मौजूद, विद्य- 
मान 2. जीता हुआ, जीवित रहने वाला, समसाम- 
यिक--प्रथितयशसां भासकविसोमिल्लकविभिश्रादीनां 
प्रबंधानतिक्रम्य वतमानकवेः कालिदासस्य क्ियायां 
कथं परिषदों बहुमान:--मालवि० १ 3. मड़ना, 
चक्कर काटना, घम जाना--नः (व्या० में) वर्तमान 
काल-वतें मानस|मीप्य॑ वर्तमानवद्धा-पा० ३।३।१३ १ । 

वबर्तकक: | वर्त --रा+-ऊक ] 4. पोखर, जोहड 2. भँवर, 
बवंडर, जलावत 3. कौवे का घोंसला 4. द्वारपाल 
5. नदी का नाम। 


बातिः,--्तीं (स्त्री०) [ वृत्‌+इन्‌ वा छीप ] !. कोई भी 
लिपटी हुई गोल वस्तु, पत्राली, बही 2. उबटन, 
मल्हम, आँखों का लेप, काजल, अंगराग (गोली या 
टिकिया के रूप में )-सा पुनमं म॒ प्रथमदर्शनात्प्र भुत्यमृत- 
वतिरिव चक्षुषोरानन्दमुत्पादयन्ती --मा० १, इयम- 
मृतवर्तिनेयनयो: --उत्तर० १।३८, कर्पुरवर्तिरिव 
लोचनतापहुंत्री--भामि ० ३।१६, विद्ध ० १ 3. दीपक 
की बत्ती -मा० १०।४ 4. (कपड़े की) झालर, 
फलवे, किनारी 5. जांदू का लेप 6. बतंन के चारों 
ओर का उभार 7. जर्राही उपकरण (रम्भनाल आदि) 
8. धारी, रेखा । 

बतिक: | वृत-- तिकन्‌ ] बटेर, लवा । 

वर्तिका | वते: तिकन्‌+-टाप्‌ | . चितेरे की कैंची  तद॒ुप- 
नय चित्रफलक॑ चित्रवतिकाइ्च--मा० १, अंगुलि- 
क्षरणसन्नवरतिक:---रघ० १९।१९ 2. दीपक की बत्ती 
3. रंग, रंगलेप 4. बटर, लवा । 


बतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [वृत्‌+-णिनि] (बहुधा समास के 
अन्त में) . डटा रहने वाला, होने वाला, सहारा लेने 
बाला, टिकने वाला, स्थित 2. जाने वाला, गतिशील, 
मड़ने वाला 3. अभिनय करने वाला, व्यवहार कर 
ने वाला 4. अनुष्ठाता, अभ्यास करने वाला । 
वरति (र्ती) रः [वृत्‌+इरच्‌, पक्षे पृषो० दीघे:] बटेर, लूवा 
वरतिष्णू (वि) | वृत्‌+-इष्णूव ] !. चक्कर काटने वाला 
2, वर्तमान, डटा रहने वाला 3. वत्‌ंलाकार । 
ल (वि०) [ वत्‌+उलच्‌ ] गोल, कुण्डलाकार, मण्ड 
लाकार---छः , एक प्रकार को दाल, मटर 2. गेंद, 
लम्‌ वृत्त । 


वत्मंन (नपु०) [व॒त्‌--मनिन | . रास्ता, सड़क, पथ, मार्ग 
पगडंडी-- वत्म भानोस्त्यजाश--मेग ० ३९, पारसी- 
कांस्ततो जेत॑ प्रतस्थे स्थलवत्मंना, 'स्थलमार्ग से 
आकाशवत्मना आकाश के मागे से 2. (आल०) ' 
रीति, मार्ग, सवसम्मत तथा निर्धारित प्रचलन, प्रच- 
लित रोति या आचरण क्रम---मम वर्त्मानगच्छंति 
मनष्या: पार्थ सवंश: - भग ० ३॥।२३, रेखामात्रमपि 
क्षणणादामनोव त्मेन: परम, न व्यतीय: प्रजास्तस्य 
नियंतुन मिवत्तय:---रघ० १॥१७ (यहाँ पर शाब्दिक 
अर्थ भी अभिष्रेत हुं), अहमेत्य पतंगवत्मंना पुनरंका 
श्रयिणी भवामि ते कु० ४॥२०, 'परवाने के ढंग से 
3. स्थान, कर्म के लिए क्षेत्र - न वत्म॑ कस्मचिदरपि 
प्रदीयताम्‌ कि० १४।१४ 4. पलक 5. धार, किनारा । 
सम० - पातः मार्ग से व्यतिक्रम,--बंधः,--- बंधक: 
पलकों का एक रोग । 

वत्मनिः,-नी (स्त्री०) सड़क, रास्ता । 


वर्ध (चुरा० उभ० वध्धयति-ते, वर्धापयति भी ) !. काटना 
बाँटना, मंडना 2. पूरा करना । 

वध: | वध +-अचू, घझओञे वा ] . काटना, बाँटना 
2. बढ़ाना, वृद्धि या समद्धि करना 3. बद्धि, बढ़ोतरी, 
- धंम . सीसा 2. सिदूर । 

वर्धक:, व्धकिः, वर्धकिन (पुं०)) [ वृघ्‌-+-णिच्‌+पण्वुल 
वध-- कष्‌ -|- डि, वध +-अच+कन-+-इनि | बढ़ई। 

ब्धन (वि०) [| दघ--णिच्‌+ल्यद ] 4. बढ़ने वाला 
उगने वाला 2. बढ़ाने वाला, विस्तृत करने वाला, 
आवधंन करने वाला, . नः . समद्विदाता 2. वह दाँत 
जो दाँत के ऊपर उगता ह 3. शिव का नाम-न्‍नौो 
. बहारो, झाड़ 2. विशेष आकार का जलू्घट, नम 
. उगना, फलनता फलना 2. विकास, वृद्धि, समद्धि 
आवधन, विस्तार 3. उन्नति 4. उल्लास, सजीवता 
5. शिक्षा देना, पालन-पोषण करना 6. काटठना, 
बाँटना जसा कि 'नाभिवधेनम्‌' में । 

बर्धभान (वि०) [ वघ्‌+-शानच्‌ ] विकसित होने वाला, 
बढ़ने वाला - नः !. एरंड का पौधा 2. एक प्रकार 

पहेली 3. विष्ण का नाम 4. एक जिले का नाम 

(इसी को लोग वततेमान बदवान मानते हैं ),---नः, 
-“नम !. एक विशेष सूरत को तश्तरी, ढक्‍्कन 
2. एक रहस्यमय रेखाचित्र 3. वह भवन जिसका 
दक्षिण की ओर कोई द्वार न हो, - ना एक जिले का 
नाम (वर्तमान बदंवान) । सम० - पुरम बर्देवान 
तामक नगर। 

वर्धभानकः [ वर्धभान---कन्‌ ] एक प्रकार का पात्र, तदइतरी, 
ढक्‍कन, चपनी । 

वर्धापनम | वर्ध छंदं करोति--व॒ध --णिच्‌ +-आप्‌ ततो 
भावे ल्यूदट | !. काठना, बॉटना 2. नालच्छेदन या 


( ९०४ ) 


संबंधी कोई संस्कार 3. जन्मदिन का उत्सव 4. कोई 
सामान्य उत्सव जब समद्धि की मंगलूकामनाएं तथा 
बधाइयों की अभिव्यक्ति की जाती है । | 
वधित (भू० क० कृ० ) [ वृघ---णिच्‌ -+क्त ] . विकसित 
बढ़ा आ 2. विस्तृत किया हुआ, विशाल बनायाहुआ । 
वधिष्णु (वि०) [ वध्‌--इष्णव. ] विकसित होने वाहूा 
बढ़ने वाला 


फलनत फलन् वाला । 


वर्ष्नंम | वध--रन्‌ ] . चमड का तस्मा या पट्टी 2. चमड़ा . 


3. सीसा । 

बध्रिका, वश्नी [ वन्न॑-+छीष्‌, वश्नी-+- कन्‌ -| टाप्‌, ह्स्व | 
चमड़े का तस्मा या पढ़ी । 

वर्मन (नपु०) [.आवणोति अंगम-व॒ --मनिन्‌ ] . कवच 

जिरहक्ख्तर - स्वहृदयमर्मणि व्म॑ करोति सजल- 

नलिनीदलजालम--गीवठ ४, रघृ० ४।॥५६, मद्रा० 

२।८ 2. छाल, वल्कल, पूं० क्षत्रियों के नामों के साथ 
लगने वाला एक प्रत्यय --यथा चंडवर्मन, प्रह्मरवमन 
तु० दास। सम०--हर (वि०) !. कवचघारी 
2, इतना बड़ा जो कवच घारण कर सके (अर्थात्‌ 
युद्ध में भाग लेने के योग्य )--सम्यग्विनीतमथ वर्महरं 
कुमा रम--रघ्‌ु० ८।९४ । 

वर्मण: (पृ०) नारज्ड्ी का पेड़ । 

वसिः (पुं०) मत्स्य विशेष, वामी मछली । 

बभित (वि०) [ वमंन--इतच ] जिरहबख्तर पहने हुए, 
कवच से सुसज्जित । 

बर्ये (वि०) [ व-+यत्‌ ] . चुने जाने या छांटे जाने के 
योग्य पात्र 2. सर्वोत्तम, सवश्रष्ठ, मख्य, प्रधान 
(बहुधा समास के अन्त में) अन्वीत: स कतिपय 
किरातवर्य: -- कि ० १२।५४,-ये: कामदेव-र्या 4. वह 
कन्या जो स्वयं अपना पति वरण करे 2. कन्या । 

वर्बेट दे० 'बबंट' । 

वर्बेणा दे० 'बबंणा' । 

बवरः (वि०) [ व॒-+अरचू, वुट च ] . हकलाने वाला 
2, बल खाता हुआ, रः 4. बबेर देश का वासी 
2, बद्ध, प्रलापी मर्ख 3. जातिच्यत 4. घंंघराले बाल 

हथियारों की झनकार 6. नृत्य की एक भावम॒द्रा 

--रा,--री 4. एक प्रकार को मक्‍्खी 2. वनतुलसी 
--रम्‌ . पीला चन्दन 2. सिन्दूर 3. लोवान । 

वर्वरकम [वर्वर-+कन ] एक प्रकार की चन्दन की लकड़ी । 

वर्वरीक:ः [4-ईकन्‌, देरक अम्यासस्य] 4. घुंघराले बाल 

एक प्रकार की तुलसी 3. एक झाड़ी विशेष । 


वर्ब (वं) रः [ व-+व्‌रच्‌ पक्षे वुरच ] एक वृक्ष विशेष, 


बबल, कीकर | 
वर्ष:.-षंम [ वृष भावे घझ्म कतंरि अच्‌ वा ] ॥. वर्षा 
बारिश, वष्टि की बोछार ॑. धिद्यत्स्त 'नितवर्षष-- मन ० 


४<|१०२ मेघ ० २५ ८ छिडकना, उत्सरण, फकना 


बौछार --सुरभि सुरविमक्तम्‌ पुष्पवर्ष पपात - रघु० 
१२।१०२, इसी प्रकार शरवष:, शिलावष:, तथा 
लाजवरषं: आदि 3. वीयपात 4. वर्ष, साल (प्राय 
नपुं०) इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमा- 
सिधा रम---रघ्‌ ० १३६७, न ववष वर्षाणि द्वादश 
दक्षशताक्ष:--दश ०, वर्षभोग्यंण शापेन-मेघ० १ 
5. सृष्टि का प्रभाग, महाद्वीप (इस प्रकार के प्राय: 
नौ महाद्वीप गिनाये गये हँ--. कुरू 2. हिरण्मय 
3. रम्यक 4. इलावत 5. हरि 06. केतुमाला 7. भद्रारव 
8. किन्नर और 9. भारत ) एतदगूढ़ग्रुभारभारत॑ 
वर्ष मद्य मम वतंते वशे--शि० १४।५ 6. भारतवषं, 


हिन्दुस्तान 7. बादल (हेमचन्द्र के अनुसार केवल पुं०) । 
सम ० -- अंश:,---अंशक:, --- अंगः महीना, मास,--अंब 
(नपुृ ०) बारिश का पानी,-- अयतम दस हजार वर्ष 
-अचिस (पुं०) मंगलग्रह,--अवसानम शरद ऋतु, 
--अघोष: मेंढक,--- आमद:ः मो र,-उपलः ओला,-कर 
बादल (-री) झींगर,--कोश:ः,-षः . मास, महीना 
ज्योतिषी,--गिरिः,-- पर्वेतः वर्ष-पहाड़ अर्थात्‌ 
वह परववेतगश्रृंखला जो सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रभागों को 
एक दूसरे से पृथक करती हँ,-ज (वि०) (वर्षज 
भी ) बरसात में उत्पन्न,--घरः . बादल 2. हिजड़ा 
अन्त:पुर का रक्षक, खोजा--मारूवि ० ४, (इसी अथ 
में व्षधर्ष शब्द भी हें ),-प्ुगः वर्षों का समच्चय 
--प्रतिबन्ध: सूखा, अनावष्टि,--प्रियः चातक पक्षी 
- बरः हिजड़ा, अन्तःपुर का रक्षक, खोजा,--वंद्धि 
(स्त्री ०0) जन्मदिन,--ज्ञतम शताब्दी, सो वर्ष--सहस्रम्‌ 
एक हजार वष । 
वर्षक (वि०) [वष-+ण्वल | बरसने वाला । 


वर्षणम्‌ [वष-| ल्यट ] 4. वृष्टि, वर्षा 2. छिड़कना, बौछार, 
(आलं० से भो) द्रव्यव्षणम, धन की बौछार या 
धन बखेरना' । 
वर्षणि: (स्त्री०) [ वष--अनि: | 4. वृष्टि 2. यज्ञ, यज्ञ 
सम्बन्धी कृत्य 3. क्रिया, कर्म 4. टिकना, रहना, डर्टे 
रहना, वतंन । 
वर्षा [वष--अच्‌--टाप्‌ ] (प्रायः स्त्री०, ब० व०) 4. बर- 
सात, वर्षाऋत, वर्षावाय --ग्रोष्मे पंचार्निमध्यस्थो 
वर्षासु स्थण्डिलेशयः-न्याज्ञ ७ ३॥५२, भट्टि०ण ७१ 
2. बारिश, वृष्टि (इस अर्थ मे एक वचन) । सम० 
--कालः वरसात, वर्षाक्रतु, इसी प्रकार 4वर्षासमय 
-+कालोन (वि०) वर्षा से उत्पन्न या संबंध रखने 
वाला--भू (पुं०) [. मेंढक 2. एक कृषि विशेष, 
इन्द्रगोप,-- म्वी (स्त्री०) मंढकी या छोटा 
मंढक,--रात्रः . बरसात की रात 2. बरसात । 
वर्षिक (वि०) [वर्ष--ष्णिक] बरसने वाला, बौछार करने 
वाला,--कम्‌ अगर की लकड़ी । 


( ९०५ ) 


वर्षितम्‌ [वष्‌-|-क्त | वृष्टि, वर्षा । 

वर्षिष्ठ (वि०) [अतिशयन वृद्धः, वद्ध+३इष्ठनू, व्षादिश 
वृद्ध की उ० अ०| ॥. अत्यंत बूढ़ा, बहुत बड़ा 2 
अत्यंत बलवान्‌ 3. विशालतम, अत्यंत विस्तत । 

वर्षीयस (वि०) स्त्री०-सी) [अममनयोरतिशयेन वद्ध 
वृद्ध ईयसुन, वर्षादिश:, वृद्ध की म० अ०] ॥. अपेक्षा- 
कृत बड़ा, बहुत बृढ़ा 2. अपेक्षाकृत बलवान । 

बषुक (वि०) (स्त्री०-की ) | वृष -- उकझा | बरसने वाला 


जलमय, पानी डालने वाला--वर्ष॑कस्य किमयः कृतो- . 


अतेरंबुदस्य परिहायमूषरम्‌ - शि० १४४६, भट्टि० 
२।३२७। सम० - अब्दः,-अंबद: बारिश करने वाला 
बादल | 

वष्मम [वष-| मन | शरीर, दे० नी० । 

वष्मन [वष्‌्-मनिनत्‌] 4. शरीर, देह 2. माप, ऊँचाई 
--वष्म द्विपानां विरुवंत उच्चकेवनेचरेम्यश्चिरमाच- 
चक्षिरे--शि० १२।६४, रघु० ४॥७६ 3. सुन्दर या 
मनोहर रूप । 

बहू , वहेँ, बहेंण, वहिण, | दे० बहेँ , बहू, बहुण, बहिण, 

वहिन, वहिस बहिन, बाहिस । 

बल (म्वा० आ० वलते-परन्तु कभी कभी 'वलति' भी 
वलित ) 4. जाना, पहुंचना, जल्दी करना, अन्योष्न्यं 
शरवृष्टिरेव वलते - महावी० ६।४१, प्रणयिनं परि- 
रब्युमथांगनां ववलिरे वलिरेचितमध्यमा: -- शि० 
६।३२१, ६।११, १९।४२, त्वदभिसरणरभसेन वलंती 
पत॒ति पदानि कियंति चलंति--गीत० ६ 2. हिलना- 
जलना, मुड़ना, घम जाना--वलितकंधर --मा० 
१।२९ 3. मुड़ना आक्ृष्ट होना, अनरक्‍त होना 

हृदयमदय तस्मिलन्नेवं पुनवंलते बलात्‌-गीत० ७, 

नलो० ३।५ 4. बढ़ाना वलन्नपुरनिस्वना - सा० द० 
११६, अमनन्‍्द कन्दपेज्वरजनितचिन्ताकुलतया वल- 
दबाधां राधां सरसमिदमचे सहचरी--गीत० १ 5 
ढकना, घेरना 6. ढका जाना, घेरा जाना या घिर 
जाना, वि--, इधर-उधर सरकना, इधर-उघर लढ़- 
कना -स्विद्यति कणति वेल्लति विवलति निम्मिषति 
विलोकयति तियक्‌्--काव्य ० १०, समू,--, ै. 


मिलाना, गड़बड़ करना 2. संबद्ध करना, जोड़ना 
( बहुधा क्‍्तान्‍त रूप --दे० संवलित ) । 

बल, दे० बल । 

बलक्ष, दे० बलक्ष । 

बलरनः, --ग्नम्‌ [अवलग्न इत्यत्र भागरिमते अकारलोप:। 
कमर । 


वलनम्‌ |वल भाव ल्य॒ट्‌ | 4. सरकना, मड़ना 2. वतंलाकार 
घूमना 3. (ज्यो० में) ग्रह की वकंगति । 

बलभि:,-भी [वल्यते आच्छाद्यते वल--अभि वा छडीप। 
(वडमि:, --भी का! प्रयोग भी अनेक वार होता हू ) 


है. 


. ढलवां छत, लकड़ी का बना छतप्पर का ढ़ांचा 
>धपजलिविनि: सतेवलूभय: संदिग्धपा रावता:-विक्रम ० 
३।२, मालवि० २।१३ 2. (घर का) सबसे ऊँचा 
भाग, दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुंगवातायनस्था 
“-+मा० १।१५, मेघ० ३८, शि० ३॥५३ 3. सो राष्ट्र 
प्रदेश के अन्त्गंत एक नगर का नाम--अस्ति 
सोराष्ट्रंषपं बलभी नाम नगरी--दश०, भट्टि० २२।३५॥ 

वलब [अवलूब इत्यत्र भागरिमते अकारलोप:| दे० 
'अवलंब' । 

बलय:ः,--[वरू-|- अयन्‌] कंकण, बाजूबंद-- विहितविदद 
बिसकिसलयवलूया जीवति परमिह तव रतिकलया 
- गीत० ६, भट्टि ३२२, मेघ० २, ६०, रघु० १३। 
२१, ४३ 2. छलला, कुडल - श० १।३३, ७॥११ 
3. विवाहित स्त्री की करधनी 4. वृत्त, परिधि (प्राय 
समास के अन्त में) भश्रांतश्रवलय: दश० वेलावप्रव- 
लयाम्‌ (उर्वीम्‌ )-रघु० १॥३०, दिग्वलय--शि० 
९।८ 4. बाड़ा, निकुज--यथा “'लतावलयमंडप' में 
- यः 4. बाड़, झाड़बन्दी 2. गलगण्ड रोग (बलयी कु 
ककण बनाना, बरूयी भ्‌ करघनी या कंकण का काम 
देना ) । 

बलयित (वि) [वलूय--इतच्‌] घिरा हुआ, घेरा हुआ 
लपेटा हुआ । 

बलाक दे० बलाक' । 

वलाकिन्‌ दे० 'बलाकिन । 

वलाहक दे० 'बलाहक' । 

वलिः, ली (स्त्री०) (बलि:-ली भी लिखा जाता हें) 
[वल--इन्‌, पक्षे डीष] !. (खाल पर) शिकन या 
झर्री वलिभिमंखमाक्रान्तम्‌ 2. पेट के ऊपरी भाग 
में चमड़े पर पड़ी शिकन, झुर्री, सिकुड़न, (विशेष कर : 
स्त्रियों के - यह एक सौन्दयं का चिह्न समझा जाता 
हैँ) मध्यन सा वेदिब्लिग्नमध्या वलित्रयं चार बभार 
बाला - कु० १।३९ 3. छप्पर की छत की बंडरी । 
सम० भत्‌ (वि०) घंघर वाला, घंघराले बालों वाला 
--कुसुमोत्खचितान्‌ वलीभूतशचलयन्‌ भू गरुचस्तवाल- 
कान रघु० ८।५२,--मुखः,-वदन: बंदर, मा० 
९।३१ । 


वलिकः, कम्‌ [वलि-|-कन्‌ | छणप्पर की छत का किनारा, 
ओलती ।॥ 

बलित (भू० क० कृ०) [वल-+क्त] . गतिशील 
2. हिला-जुला, घूम। हुआ, मुड़ा हुआ 3. घिरा हुआ 
लिपटा हुआ 4. झुर्रीदार - कि० ११।४। 

वलिन, वलिभ (वि०) |[वलि--न (भ) वा] झुर्रीदार 
सिकुड़नदार, सझुरियों के रूप में आकुंचित, जिसमें 
झरियाँ पड़ी हुई हों, पिलपिला-शि० ६।१३। 

वलिमत्‌ (वि) [वलि-मतुप | सरिदार । 


( ९०६ ) 


बलिर (वि) [वल--किरच्‌ | भंगी आँख वाला, ऐचा- 
ताना, कनखी से देखन वाला 

बलिशम,--शी [वलि-|--शो--क, वलिश-|-डीष | मछली 
पकड़ने का काँटा । 

क्लोकम [वल-|-कीकन्‌ ] छप्पप की छत का किनारा, 
ओलती--शि० ३॥५३ । 

बलक:ः [वल--ऊकः] एक पक्षाविशेष,--कंम्‌ कमल की 
जड़, बिस । 

बलल (वि०) [वल--लच्‌ू, ऊड्‌] बलवान, हृष्टपुष्ट 
शक्तिशाली । 

वल्क (चुरा० उभ० वल्कयतिन-्ते) बोलना । 

बल्कः,--कम्‌ [वल-|-क, कस्य नेत्वम्‌] 4. वक्ष की 
छाल--स वल्कवासांसि तवाघना हरन करोति मन्यं न 
कंथं घनंजय:--कि० १।३५, रघु० ८११, भट्।ठि० 
१०।१ 2. मछली की खाल की परत या पपड़ी 
3. भाग, खण्ड । सम०--तरुः वक्षवीशेष,-- लो क्र: 
लोप्र वृक्ष का एक भेद । 

वल्क्ूः,--लम्‌ [वल-|-कलरूच, कस्य नेत्वम्‌] 4. वृक्ष की 
छाल 2. वक्‍कल से बनाई गई पोशाक, छाल से बने 
वस्त्र--इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍्वी- श० 
१।२०, १९, रघ० १२।८, कु० ५८, हँमवल्कला 
-:६।६, सुनहरी छालवस्त्र घारी (त॒० चीरपरि- 


प्रहाः-कु० ६॥९२) | सम०--संवीत (वि०) 
छालवस्त्रधारी । 

वल्कवन्‌ (वि०) [वल्क--मतुप| मछली (जिसके शरीर 
पर पपड़ी हो) 


बल्किलः [वल्क-|-इलच ] काँटा 

वलकुटम्‌ (नप्‌०) छाल, बक्कल । 

वल्ग्‌ (म्वा० उभ० वल्गति - ते, वल्गित) हिलना-जलना, 
जाना, इधर उधर घमाना, शि० १२।२० 2. कदना 
उछलना, चोकड़ी भरना, छलांग मार कर चलना 
सरपट दोड़ना (आलं० से भी)--पंच० १।६२, 
3. नाचना--भतृ ० ३।१२५ शि० १८।५३ 4. प्रसन्न 
होना--भट्धि ० १३६२८ 5. खाना, शि० १४२९ 
6, अकड कर चलना, डींग मारना-भामि० १।७२ । 

वल्गनम [वल्ग्‌--ल्‍ल्यूद |] उछलना, कदना, सरपट दौोड़ना । 
रघु० ९५१ । 

बलल्‍या [वल्ग्‌-|- अच्‌ -|-टाप ] लगाम, रास--आलाने गुद्यते 
हस्ती वाजी वल्गासु गह्यते -मच्छ० १॥५० । 

बल्गित (मू० क० कृ०) [वल्ग--क्त] [. कूदा हुआ, 
छलांग लगाई हुई, उछला हुआ 2. गतिशील किया 
गया, नचाया गया--काव्या ० २७७३,--तम .सरपट 
दोड, घोड़ की एक प्रकार की दोड 2. अकड़ कर 
चलना, शेखी बघारना, डींग मारना--निमित्ताद- 
पराद्धंषोर्धानष्कस्येव वेल्गितमू--शि० २।२७ । 


बल्गु (वि०) [वल संवरणे उ गुक्‌ च] !. प्रिय, सुन्दर, 
मनोहर, आकर्षक - रघु० ५१६८, शि० ५१२९, कि० 
१८।११ 2. मधघुर--भामि० २१३६ 3. मुल्यवान, 
“ल्‍्गृः बकरा । सम०--पत्रः एक प्रकार की जंगली 
दाल । 

बल्गुक [वल्गु-|-कन्‌ | मनोहर, प्रिय, सुन्दर-कम्‌ . चन्दन 
2. मल्य 3. लकड़ी । 

बल्गुलः [वल्ग-|- उल | गीदड़ । 

बल्गुलिका [वल्गुल---कन्‌--टापू, इत्वम्‌] 
2. पेटी, डब्बा । 

वल्भ्‌ (म्वा० आ० ) खाना, निगलना । 

वल्मिक,-वल्मिकि (पुं०, नपुं०) दे० 'वल्मीक' । 

वल्मो [वल-|-अच, मुमू, नि० डीप] चिऊेटी। सम० 
जला कूटम्‌ बामी, दीमकों द्वारा बनाया मिट्टी का 

ला। 


वल्मभीक:,-कम्‌ [वल-|-ईक, मट च।] बामी 
बनाया गया मिट्री का टीला,--ध्म शन: 
दृल्मीकमिव पृत्तिका: - सुभा०, मेघ० 
७।११,--कः !. शरीर के कुछ भागों का सृज जाना, 
हाथी पाँव 2. वाल्मीकि कवि । सम०-->ञ्ञीर्ष एक 
प्रकार का सुरमा (जो अंजन की भांति प्रयक्त किया 
जाता हू ) 

बल्य (ल्यू) ल 


4. तलचोर 


] ( चरा० पर० वल्यलयति ) 4. काट 
डालना 2. निर्मल करना । 
वलल्‍ल (म्वा० आ० वल्लसे ) 
3. जाना, हिलना-जलना । 
बल्‍ल: [वल्ल-|-अच्‌] . चादर 2. ती गुंजाओं के बराबर 
भार (वजन) 3. दूसरा बाट जो डेढ़ या दो गुंजा 
के बराबर होता है (आय० में) 4. प्रतिषेध । 


बलल्‍लकी [वल्ल--क्वन+डहझीष। वीणा--अजस्रमास्फालि- 
तबलल्‍लकीगणक्षतोज्ज्वलांगष्ठनखांशभिन्नया-शि ० १।९, 
४५७, ऋतु ० १।८, रघृ० ८।४१, १९।१३।॥ 

वल्‍लूभ (वथि०) [वल्ल--अभच] व. प्यारा, अभिलषित, 
प्रिय. 2. सर्वोपरि--भः ॥. प्रेमी, पति--मा० ३॥८ 
शि० ११३३ 2. कृपापात्र,--पंच० १॥५३ 3. अधघी- 
क्षक, अध्यवेक्षक 4. मख्य गोप 5. उत्तम घोड़ा (शभ 
लक्षणों से यक्त ) । सम०--आचाये: वष्णव संप्रदाय 
के प्रसिद्ध प्रवतक का नाम,--पालः साईस । 

बलल्‍्लभायितम [वल्लभ्‌--क्य&--क्त] सुरतानन्द का 
आसन विशेष, रतिबंघ, तु० 'पुरुषायित । 

वल्लरम [वल्ल-|-अरन्‌| . अगर की छकड़ी 2. निकंज 
3. सरमट । 

वल्लरो,-री (स्त्री०) [वल्ल-|-अरि वा डीप] 4. बेल 
लता-अनपायिनि संश्रयद्रमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी- 
कु० ४।३१, तमीवल्लरी --मा ० ५६ 2. मंजरी । 


।, ढकना 2८. ठका जाना 


( ९०७ ) 


बल्‍लव: (स्त्री०-वी) [ वलल्‍ल-)-वा+क ] दे० “बल्लव: 
शि० १२२९ । 

वल्लि: (स्त्री०) | वलल्‍ल--इन्‌ ] !. लता, बेल--भूतेशस्य 
भुजंगवल्लिवलयस्रडनद्धजूटा. जठा: -मा०_ १२ 
2. पृथ्वी । सम० - दूर्वा एक प्रकार का घास । 

वल्‍्ली (स्त्री०) [ वल्लि-+-डीष | बेल, घुमावदार पौधा, 
लता | सम०--जम्‌ मि्च,--वक्षः साल का वृक्ष । 

बलल्‍लरम [ वल्‍ल--उरन | . निकुन्ज, पर्णशाला 2. वन- 
स्थली, झुरमुट 3. मंजरी 4. अनजुता खेत 5. रेगि- 
स्तान, जंगल, उजाड़ 6. सूखा मांस । 

वबललरम [ वल्ल--ऊरन्‌ | . सूखा मांस 2. (जंगली ) 
सूअर का मांस,--रम्‌ . झुरमुट 2. उजाड़, वीरान 
3. अनजुता खेत । 

बल्ह7 (म्वा० आ० वल्हते) ।. प्रमुख होना, सर्वोत्तम 
होना 2. ढकना 3. मार डालना, चोट पहुचाना 
4. बोलना 5. देना । 
] (चुरा० उभ० वल्हयति-ते) १. बोलना 2. चम- 
कना । 

बल्हिक, वल्हीक दे० बल्हिक, बल्हीक । 

बश (अदा० पर० वष्टि, उशित) . चाहना, इच्छा 
करना, छालसा करना- निःस्वो वष्टिशतं शती दश- 
शतम्‌--शान्ति० २॥६, अमी हि वीयंप्रभव॑ भवस्य 
जयाय सेनान्यमुशन्ति देवा:--कु० ३।१५, श० ७।२० 
2. अनुग्रह करना 3. चमकना । 


बश (वि०) [ वश्‌ कतंरि अच्‌ भावे अप्‌ वा ]. अधीन, 
प्रभावित, प्रभावगत, नियन्त्रणतत (प्रायः समास में) 
शोकवश:, मृत्यवशः आदि 2. आज्ञाकारी, विनीत, 
अनुवर्ती 3. विनम्र, वशीकृत 4. मुग्घ, आदक्ृृष्ट 
5. जादू द्वारा वश में किया हुआ,--छ्ञ.--शम्‌ 
!, अभिलाषा, चाह, इच्छा 2. शक्ति, प्रभाव, निय- 
न्त्रण, स्वामित्व, अधिकार, अधीनता, दीनता, स्ववशः: 
'अपने अधीन' स्वतन्त्र, परवशः “दूसरों के प्रभाव में - 
अनयत्‌ प्रभृशक्तिसम्पदा वशमेको नृपतीननंतरान्‌ 
--रघु० ८।१९, वशं नो,--आनी अधीन करना, वश 
में करना. जीत लेना, बह गम,--ई३,-या, अधीन होना, 
मार्ग से हट जाना, दब जाना, विनीत होना --न शुचों 
बदं वशिनाम॒त्तम गन्तुमहंसि---रघु० ८।१०, वश फू या 
वशीकू बस में करना, हावी होना, जीत लेना, म्‌ग्ध 
करना, जादू से बस में करना, बश्ात्‌ (अपा० ) 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर “शक्ति के 
द्वारा' 'प्रभाव के द्वारा' 'के कारण 'प्रयोजन से अथ्थ 
प्रकट करता है, देववशात्‌, वायुवशात्‌, कायवशात्‌ 
आदि 3. पालतू, रहने वाला 4. जन्म,--शः वेश्याओं 
का वासस्थान, चकलहा । सम०--अनुज,-- वतिन्‌ 
(इसी प्रकार 'बशंगत) (वि०) आज्ञाकारी, दूसरे की 


इच्छा का वशवर्ती, विनीत, अधीन (पुं०) सेवक, 
--आढ्यकः सूंस,-- क्रिया जीतना, अधीन करना-ग 
(वि०) अधीन, आज्ञाकारी--भतुूं० २९४ (-गा) 
आज्ञाकारिणी पत्नी । 

वशंवद (वि०) [ वश--वदु-+खच्‌, मुम्‌ | आज्ञाकारी, 
अनुवर्ती, विनीत, अधीन, प्रभावित (शा० तथा 
आलं० ) कोपस्य कि नु करभोरु वशंवदा5भू: - भामि० 
३।९, २१३६, १५७, ने० १।३३, सा ददर्श गुरुहषव- 
शंवदवदनमनंगनिवासम्‌ --गीत० ११। 

बशका [ वश--क--क--टाप्‌ ] आज्ञाकारिणी पत्नी । 

वा [ वश+-अच्‌+-टठाप्‌ | १. स्त्री, अबला 2. प्त्नी 

3. पुत्री 4. ननद 5. गाय 6. बाँझ स्त्री 7. बंध्या 

गाय 8. हथिनी- स्त्रीरत्नेषु ममोरवंशी प्रियतमा यूथे 

तवेयं वशा--विक्रम ० ४॥२५ । 

वशिः [| वश्‌--इन्‌ ] !. अधीनता 2. सम्मोहन, मन्‍्सत्रमु- 
ग्घता (नपुं०) वश्यता । 

वशिक (वि०) [ वश--ठन्‌ | शून्य, रहित,--का अदर 
की लकड़ी । 

वशिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ वशः अस्त्यस्थ इनि | 
4. शक्तिशाली 2. नियन्त्रण में, वशीभूत, अधीन, 
विनीत 3. जिसने अपनी विषयवासनाओं पर विजय 
प्राप्त कर ली है, जितेन्द्रियः (संज्ञा शब्द की भांति 
भी प्रयक्त )--रघु० २७०, ८।९०, १९।१, श० 
+५।२८ । 

वबशिनी [| वशिन्‌-|-डीप ] शमीवृक्ष, जेंडी का पेड़ । 

बक्षिरः [वश्‌--किरच्‌ ] एक प्रकार की मिच,--रम्‌ समुद्री- 
नमक । 

बशिष्ट दे० 'वसिष्ठ । 

बदय (वि०) [ वश्‌--यत्‌ | !. वश में होने के योग्य, 
नियन्त्रणीय, शासित होने के योग्य--आत्मवश्यवि- 
घेयात्मा प्रसादमधिगच्छति-भग० २।६४ 2. वशीभूत, 
विजित, सधा हुआ, विनीत--भग० ६।३६ 3. प्रभाव 
या नियन्त्रण में, अधीन, आश्रित, आज्ञाकारी-- तस्य 
पुत्रो भवेद्वदरय: समृद्धो घामिक: सुधी:--हि० प्र० १८, 
(प्रायः समास में) (मनः) हृदि व्यवस्थाप्य समाधि- 
वश्यम्‌ _-कु० ३।५०,--इयः सेवक, आश्रित,--श्या 
विनम्ना या आज्ञाकारिणी पत्नी---य॑ ब्रह्माणमभियं देवी 
वाग्वश्यवानुवतंते -- उत्तर० १॥२ (जिसका भाषा पर 
पूरा आधिपत्य है ),--श्यम्‌ लौंग । 

बदयका [वश्य---कन्‌ --टाप्‌ ] दे० वश्या । 

बष (म्वा० पर० वषति) क्षति पहुँचाना, चोट मारना, 
वध करना । हा 

बषट (अव्य०) [वह _-+-डषटि] किसी देवता को आहुति 
देते समय उच्चारण किया जाने वाला शब्द (देवता 
के लिए संप्र० के साथ) इन्द्राय वषट्‌, पृष्णं बषट्‌ 


| 


( ९०८ ) 


आदि । सम०-कतं (पुं०) पुरोहित जो वषट 
का उच्चारण करके आहुति देता ह,- कारः 'वषट 
शब्द का उच्चारण करना । 


वष्क्‌ (म्वा० आ० वष्कते) जाना, हिलना-जुलना । 
वष्कयः: [वष्क -|- अयन | एक वर्ष का बछड़ा । 


धष्कयणी, वष्कयिणी (स्त्री०) 


[ वष्कय-| नी +- क्विप्‌ 
+डछीष, णत्वम्‌, वष्कय-|इनि-+छीषू, णत्वम| वह 
गाय जिसके बछड़े बहुत बड़े हो गय हैं, चिर प्रसूता 
बहुत दिनों की ब्यायी हुई । 


। (म्वा० पर० वसति-कभी कभी-वसते, उषित ) 
. रहना, बसना, निवास करना, ठहरना, डठे रहना, 
वास करना (प्राय: अधि० के साथ, परन्तु कभी कभो 
कम ० के साथ ) - धीरसमीरे यम॒नातीरे वसति वन 
वनमालो-गीत० ५ 2. होना, विद्यमान होना, मोजूद 
होना, -वसन्ति हि प्रेभ्णि | न वस्तुनि कि० 
८।३७, यत्राकृतिस्तत्र गणा वसन्ति, भति: श्रीह्व॑धिति 
कीतिदक्षे वसति नालसे--सुभा० 3. वेग से चलना, 
(समय ) बिताना (कमं० के साथ), प्रर० बसाना 
आवास देना, आबाद करना-इच्छा० (विकत्सति) 
रहने की इच्छा करना; अधि-, (कमं० के साथ ) 
4. रहना, बसना, निवास करना, बस जाना -यानि 
प्रियासहत रश्चिरमध्यवात्सम उत्तर० ३॥८, बाल्या- 
त्परामिव दर्शां मदनो5उध्यवास-रघ० ५॥६३, ११।६१, 
शि० ३।५९, मेघ० २५, भट्ठि० १।३ 2. उतरना 
या अड्डे पर बठना अनु-, (कमं० के साथ ) निवास 


करना, आ-, (कम ० के साथ ) निवास करना, बसना 
--रविमावसते सता क्रियाय - विक्रम० ३।७, मनु० 
७।६९ 2. कायवाहो प्रारम्भ करना--मन्‌० ३॥२ 
3. व्यय करना, (समय ) बिताना उप-, . रहना 
ठहरना (इस अर्थ में कमं० के साथ) 2. उपवास 
रखना, अनशन करना-मनु ० २२२०, ५।२०, (आल० 
से भी) उपोषिताम्यामिव नेत्राम्पां पिबन्ती--दश० 
नि-, . रहना, निवास करना, ठहरना--अहो 
निवत्स्यति सम॑ हरिणाज्भनाभि:--शै० १।२७, निव- 
सिष्यसि मय्येव--भग० १२॥८ 2. मौजूद होना 
विद्यमान होना,--पंच० १।३१ 3. अधिकार करना 
बसना, अधिकार में लेना, नि4--, रह चकना, अर्थात्‌ 
(किसी विशेष काल) की समाप्ति तक जाना, प्रर०- 
निर्वासित करना, बाहर निकाल देना, देश निकाला 
देना,--रघृ० १४।६७, परि-, 4. निवास करना 
ठहरना 2. रात बिताना-दे० पयंषित, प्र--, 4. रहना 
निवास करना 2. विदेश जाना, यात्रा करना, घर से 
बाहर जाना, देशाटन करना--विधाय वेत्ति भारयाया: 
प्रवसेत्कायवान्न र:-मन ० ९।॥७४, रघ० ११।४, (प्रेर०) 
देशनिकाला देता, निर्वासित करना प्रति-, निकट 


रहना, पास में होना, बि-, परदेश में रहना (प्रेर०) 
देश निकाला देना, निर्वासित करना --भट्टि ० ४॥३५, 
विप्र-, देशाटन करना, घर से बाहर जाना--रघु० 
१२।११, सम-, 4. रहना, निवास करना 2. साथ 
रहना, साहकक्‍य करना--मन्‌ ० ४॥७९, याज्ञ ० ३।१५। 
]। (अदा० आ० वस्ते) पहनना, घारण करना-वसने 
परिघसरे वसाना--श० ७।२१, शि० ९॥७५, रघु० 
१२।८, कु० ३॥५४, ७॥९, भट्टि० ४१०, प्रेर० - 
(वासयति-ते) पहनवाना, नि-, सुसज्जित करना 
--मैट्रि० १५।७, वि-, धारण करना, पहनना-भट्टि ० 
३॥२० । 


(दिवा० पर० वस्यति) 4. सीधा होना 
2. दढ़ होना 3. स्थिर करना । 

।५ (चुरा० उभ० वासयति-ते) 4. काटना 
बाँटना, काट डालना 2. रहना 3, लेना, स्वीकार 
करना 4. चोट पहुँचाना, हत्या करना। 

(चुरा० उभ० वसयति-ते ) सुगन्धित करना 
सुवासित करना 


वसतिः,-ती (स्त्री०) | वस--अति वा डीप | . रहना 


निवास करना, टिके रहना आश्रमेष वसति चक्र 
--मेघ ० १, अपना निवास स्थिर किया--श० ५।१ 
2. घर, आवास, निवास, वाससस्‍्थान-हर्षो हर्षों हृदय- 
वसति: पञ्चबाणस्तु बाण:-प्रसन्न ० १।२२, श० २।१४ 
3. आघा र, आशय, पात्र (आलं०) कु० ६।३७, इसी 
प्रकार 'विनयवसति:' “धर्मंकवसति:' 4. शिविर, पड़ाव 
5. ठहरने और आराम करने का समय--अर्थात 
राति, तस्य मार्गवशादेका बभव वसतियंत:--रघ ० 
१५।११, (वसति:--रात्रि:, मल्लि० ) उसने रात को 
विश्राम किया , तिस्रो वसतीरुषित्वा-9३३, ११।३३ । 


वसनम [वस-+-ल्यूट | 4. रहना, निवास करना, ठहरना 


2. घर, निवास स्थान 3. प्रसाधन करना, वस्त्र धारण 
करना, कपड़े पहनना 4. वस्त्र, कपड़ा, परिधान 
कपडे -- वसने परिघस रे वसाना--श० ७।२१, उत्संगे 
वा मलिनवसन सौम्य निक्षिप्प वीणाम - मेघ० ८६, 
४१ 5. करघनी, तगड़ी । 


वसंत: [वस-झच | 4. वसंत ऋतु, बहार का मौसम 


(चैत्र और वेशाख यह दो मास वसंत ऋतु के होते 
है) मधुमाघवा वसंतः-सुश्ु०, सव प्रिय चारुतरं 
वसन्ते---ऋतु० ६१२, विहरति हरिरिह सरसबसंते 
- गीत० १ 2. मत या मानवीक्त वसंत जो काम- 
देव का साथी माना जाता हँ--सुहृदः पश्यय वसंत 
कि स्थितम--कु० ४॥२७ 3. पेचिस 4. चेचक 
शीतला । सम ०--उत्सव: वसन्‍न्तोत्सव, वसन्‍्त ऋतु की 
रंगरेलियां (यह आनंदमंगल पहले चंत्र की पूणिमा 
को होली-उत्सव के अवसर पर मनाये जाते हूँ) 


( ९०९ ) 


-कालः बसन्त की लहर, बसन्त ऋतु,--घोषिन 
(पुं०) कोयछ, जा ॥. वासन्ती या माधवी लता 
2. बासन्ती चहल-पहल, दे० वसन्तोत्सव,---तिलक 
कम्‌ वसन्‍्त ऋतु का अलंका र--फ्ल्लं वसनन्‍्ततिलक 

तिलक॑ वनाल्‍या:--छंद० ५, ( कः का, कम्‌) एक 
छद का नाम, दे० परिशिष्ट १,--दृतः 4. कोयल 
2. चत्र का महीना 3. हिदोल राग 4. आम का 
वृक्ष,--दूती श्गवल्ली का फल,-दर;,-द्रुम:ः आम का 
वृक्ष, - पंचमी माघ शुक्ला पंचमी,--- बंधः, सख:ः 
कामदेव के विशेषण । 

बसा [वस्‌--अच --टाप्‌ | .मेद, चरबी, मज्जा, पशु मज्जा 
पशुओं के ग॒द की चर्बी-म॒द्रा० ३३२८, रध० १५।१५ 

कोई तेल या चर्बीवाला स्राव 3. मस्तिष्क । सम० 

“आद्यः,--अआठ्यकः संस, छठा भेजा--पायित्‌ 
(पुं०) कुत्ता । 

वसिः [वस्‌--इन्‌ | . कपड़े 2. निवास, आवास । 

वसित (भू० क० कृ०) [वस-+णिच्‌--भत] ॥. पहना 
हुआ, घारण किया हुआ 2. निवास 3. (अनाज 
आदि ) संगहीत । 

वशिरस्‌ [वस--किरच | समृद्री नमक । 

वसिष्ठ: (वशिष्ठं भी लिखा जाता है] 7. एक विख्यात 
मुनि का नाम, सूर्यवंशी राजाओं का कुल पुरोहित 
कई वदिक सुकतों के ऋषि, विशेष कर ऋग्वेद के 
सातव मंडल के; ब्राह्मणोचित प्रतिप्ठा तथा शक्ति 
के आदशझ् प्रतिनिधि, विश्वामित्र ने उनकी समानता 
करने का बहुत प्रयत्न किया, और इसी कारण 
तत्संबन्धी अनेक उपाख्यान प्रचलित हो गये--तु० 
विश्वामित्र 2. स्मृति के प्रणेता का नाम (कभी-कभी 
ऋषि के नाम पर ही इसका नाम वस्सिष्ठ स्मृति 
लिया जाता है) 


बसु (नपु०) [वस्‌--उन्‌ | . दौलत, धन स्वयं प्रदग्घे- 
5स्य गृुणरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी--कि० 
१।१८, रघु० ८।३१, ९।६ 2. मणि, रत्न 3. सोना 
4. पानी 5. वस्तु, द्रव्य 6. एक प्रकार का नमक 
7. एक जड़ी-विशेष, वृद्धि (पं०) !., एक देव समह 
(इस अर्थ में ब० व०) जो गिनती में आठ हैं-- 
आप 2. ध्रुव 3. सोम 4, घर या घव 5. अनिल 
6, अनल 7. प्रत्यष और 8. प्रभास, कभी-क्रभी 'आप' 
के स्थान में अह को गिनते हँ--धरो ध्रवरच सोमश्च 
अहर्चवानिलो5नलः, प्रत्यषर्च प्रभासदच वसवो- 
5ष्टाविति स्मृताः 2. आठ की संख्या 3. कुबेर 
4. शिव 5. अग्नि 6. वक्ष 7. सरोवर, तालाब 8 
रास 9. जूवा बांधनं को रस्सी १० बागडोर 
प्रकाश को किरण--निरकाश यद्रविमपेतवस वियदा- 


लयादपरदिग्गणिका--शि ० ९।१०, शिथिलवसुमगाधे ' 


पन्‍-_-» न... गए... आयाा..धआ...ह। «वा. "राधा "रास. वध "रा शा ना नशा ना हि लनलूनू_(इ्‌्‌_--३₹३३३३३३३३३३३३३४३४३३३३३३३३३३३३३३३३३ह३ हक नूनू_((((एह३३३-३8 | 


ह् आम >. बलगम ना बनाना » 


मग्नमापत्ययोधौ--कि० १॥४६, (दोनों अवस्थाओं में 
वसु दाब्द का अर्थ धन दौलत भी हें) !2. सूर्य 
“-स्त्री० प्रकाश, किरण । सम०--ओ (ओ) कसारा 
, इन्द्र की नगरी अमरावती 2. कुबर की नगरी 
अलका 3. एक नदी का नाम जो अलका या अमरा- 
वती से संबद्ध ह,-- कीट:,--. कृमिः भिक्षक, दा 
पृथ्वी,--देवः कृष्ण के पिता और सूर के पुत्र का नाम 
एक वद॒वंशी, भ्रः-सुतः कृष्ण के विशेषण 
देवता,--देव्या धनिप्ठा नाम का नक्षत्र, - धर्भिका 
स्फटिक,---धा . पृथ्वी . वसुधेयमवेक्ष्यतां त्वया-रघु० 
८।८३ 2. भूमि---कु० ४४, “अधिपः राजा 'धर 
पहाड़ विक्र ० १।७ नगरस वरुण की राजधानी 
-“ बारा,--भारा कुबर की राजधानी,--प्रभा आग 
को सात जिह्लाओं में से एक,--प्राणः अग्नि का 
विशेषण,-- रेतस्‌ (पुं०) अग्नि,-- श्रेष्ठम्‌ . तपाया 
हुआ सोना 2. चाँदी,--बेणः कर्ण का नाम, स्थली 
कुबेर की नगरी का विशेषण । 

बसु (सू) कः [वसु--कं-क] आक का पौधा,--कम्‌ 
. समुद्री नमक 2. शिलीभूत रूवण । 

वसुन्धरा [वसून्ि धारयति--वसु +ध्‌-+णिच्‌ --- खच 
+टाप, मुम्‌| पृथ्वी, नानारत्ना वसुन्धरा--रघु० , 
४।७ । 

वसुमत्‌ (वि०) [वस॒+मतप्‌]| दौलतमंद, घनवान,--ती 
पृथ्वी--वसुभत्या हि नपाः कलत्रिण:--रघु० ८।८२, 
श० १।२५॥। 

बसुलः [वसु-ला--क | सुर, देवता । 

वसरा [वस्‌--ऊरच्‌ --टाप | वेश्या, रंडी, गणिका । 

वस्क (म्वा० आ० वस्कते) जाना, हिलना-जुलना । 

वस्कय दे० वष्कय । ' 

वेस्कयणी दे० 'वष्कयणी । | 

वस्कराटिका (स्त्री०) विच्छ । 


वस्त (चरा० उभ० वस्तयति-तते) ॥. क्षति पहुंचाना 
हत्या करना 2. मांगना, निवेदन करना, याचना 
करना 3. जाना, हिलना-जूलना । 

वस्म [ वसस्‍्त--अच | आवासस्थान-- स्तः बकरा दे०'बस्त । 

वस्तकम [वस्त--कं+क | क्त्रिम लवण । 

वस्तिः (प॒०, स्त्री०) [वस्‌--ति:] 4. निवास, आवास 
टिकना 2. उदर, पेट का नाभि से नीचे का भाग 

पेड़ 4. मत्राशय 5. पिचकारी, एनीमा । सम० 

मलम मत्र,--शिरस (नपं०) . एनीमा की नली, 
---शोधनम्‌ (मृत्राशय साफ करने की) मूत्र बढ़ाने 
वाली दवा । 

वस्तु (नपु०) [वस॒-+-तुन] ?. वस्तुत: विद्यमान चीज, 
वास्तविक, वास्तविकता --वस्तुन्य वस्त्वा रोपोञ््ञान म्‌ 
2. चीज, पदार्थ, सामग्री, द्रव्य, म।|मला--अथवा 


वस्तुतम्‌ (अव्य० ) 


(| 


मृदु वस्तु हिंसितुं मृदुनवारभते क्ृतांतक:--रघु 
८।४५, कि वस्तु विद्वन्‌ ग्रवे प्रदेयम्‌ --५।१८, ३।५, 
वस्तुनीष्टेप्यनादर:-- सा० द० 3. घनदौलत, सम्पत्ति, 
वैभव 4. संत, प्रकृति, नंसर्गिक या प्रधान गण 
5 सामान (जिससे कोई वस्तु बन सके ), सामग्री, 
मूलपदार्थ (आलं० से भी) आक्तिप्रत्ययादेवेनामनून- 
वस्तुकां संभावयामि -मालवि० १ 6. (नाटक को ) 
कथावस्तु, किसी काव्यकृति की विषयवस्तु, - कालि- 
दासप्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशकुंतलारुूयेन नाटके- 
नोपस्थातव्यमस्माभि:--श ० १, अथवा सद्वस्तु पुरुष- 
बहुमानात्‌ -- विक्रम० १२, आशीनेमस्क्रिया वस्तु- 
निर्देशों वापि तन्मुखमू--सा० द० ६, वेणी० ! 
7. किसी वस्तु का गृूदा 8. योजना, रूपरेखा । सम० 
_ अभाव: !. वास्तविकता की कमी 2. सम्पत्ति को 
हानि, - उत्थापनम्‌ ओझाई या शाड़फूक अथवा अभि- 
चार के द्वारा (नाटकों में) किसी उपख्यान की रचना 
__ सा० द० ४२०, - उपमा, दण्डी के अनुसार उपमा 
का एक भेद, दण्डी द्वारा निरूपित लक्षण राजीवमिव 
ते वकक्‍त्र नेत्रे नीलोत्पले इव, इयं प्रतीयमानेकधर्मा 
वस्तूपमव सा -- काव्या० २।१६,. (यह एक ऐसी 
उपमा की बात हँ जहाँ साधारण घमं का लोप हो 
गया हैं ),- उपहित (वि०) उपयुक्त पदार्थ के साथ 
व्यवह्ृत, उपयुक्त सामश्री पर अपित--रघु० ३।२९, 
_- मात्रम किसी विषय की केवल रू परेखा या ढांचा 
(जिसे बाद में विकसित किया जा सके ) । 

[वस्तु तेंस]| 4. दरअसल, वास्तव 
में, सचमच, वाकई 2. अनिवायंत:, यथार्थतः, तत्त्वत: 
3. इसका स्वाभाविक फल यह हैँ कि. सच बात तो 


९१० 


) 


बस्ननस [वस-+-नतन] करधनी, पटका या तागड़ी । 
बस्नसा [वस्न॑ चर्म सीव्गति--सिव्‌ +ड-+टापू। कण्डरा, 


बंह (चुरा० उभ० वंहबति-ते) 


स्नाय्‌ । 
उज्ज्वल करना, चम- 
काना, रोशनी करना । 


बह (म्वा० उभ० वहति- ते, ऊढ, कर्म ० उद्यते) !. ले 


जाना, नेतृत्व करना, धारण करना, वहन करना, 
परिवहन करना, (प्राय: दो कम ० के साथ )--अर्जां 
ग्रामं वहति, वहति विधिहुतं या हवि:--श० १११, न 
च हव्यं वहत्यग्नि:--मनु० ४॥२४० 2. ढोना, आगे 
चलाना, बहा कर ले जाना, धकेलना--जलानि या 
तीरनिखातयपा वहत्ययोध्यामन्‌ राजधानीम्‌-- रघु० 
१३६१, त्रिश्नोत्सं वहति यो गगनप्रतिष्ठाम्‌ू- श० 
७।७, रघु० ११।१० 3. जाकर छाना, ले आना 
--वहति जलमियम--मुद्रा० १।४ 4. घारण करना, 
सहारा देना, थाम लेना, जीवित रहना--न गर्दभा 
वाजिघरं वहंति मृच्छ ० ४१७, ताते चापद्वितीय वहति 
रणघुरां को भयस्यावकाश:--वेणी ० २३।५, “जब मेरे 
पिता हरावल का नेतृत्व कर रहे हैं, वहति भुवन- 
णेश्रीं शेष: फणाफलकस्थिताम्‌ू--भतृ० २॥।३५, श० 
७।१७, मेघ० १७ 5. उठाकर ले जाना, अपहरण 
करना--अद्रे: शंगं वहति (पाठांतर--हरति ) पवन: 
कि स्विद--मेघ० १४ 6. विवाह करना-सयदूढ़या 
वारणराजहायेया-कु ० ५।७०, मनु० २।२८ 7. रखना, 


अधिकार में करना, भारवहन करना--वहसि हि 
घनहाय॑ पण्यभूतं शरीरम--मृच्छ० १३१, वहति 
विषधरान्‌ पटीरजन्मा -- भामि० १।७४ 8. धारण 
करना, प्रदर्शित करना, दिखाना-लक्ष्मीमुवाह सकलस्य 


"यह हूँ कि, निस्सन्देह । 
बस्त्यम्‌ [वस्ति-+यत्‌ | घर, आवासस्थान, निवासस्थान -: 
शि७ १३॥।६३ ! 
वस्त्रम [वस्‌+प्ट्रन्‌। १. परिधान, 


शशांकमूर्तेि:--कि० ५॥९२, ९।२ 9. मुह ताकना, 
सेवा करना, देखभाल करना- मुग्धाया मे जननन्‍या 
योगक्षेम॑ं वहस्व--मालवि ० ४, तेषां नित्याभियुक्तानां 


कपड़ा, कपड़, पहनावा योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌--भग० ९॥२२ 70. भुगतना, 


2, वेशभूषा, पोशाक । सम० - अगारः-रम्‌,-गृहम्‌, 
तम्ब,- अंचल:,--अंतः कपड़े की किनारी या वस्त्र 
की झालर,--कुट्टिमम्‌ !. तम्बू 2. उतरी /अथि:ः 
धोती या साड़ी की गांठ (जो नाभि के निकट कपड़े 
में लगाई जाती ह), तु० नीवि,-निर्णेककः धोबी, 
_ परिधानम कपड़े पहनना, वस्त्रधारण करना, 
--पुत्रिका गुडिया, पुत्तलिका, - पूत (वि०) कपड़े 
में छाना हुआ--वस्त्रपूततं पिबेज्जलम्‌--मनु० ६९॥०४६, 
__भेदकः,- भेदिन (पुं०) दर्जी,-योनिः कपड़े का 
उपादान (कपास आदि) ,--रंजनम्‌ कुसू भ । 

बस्नम्‌ [वस्‌--न] 7. भाड़ा, मजदूरी (इस अर्थ में पुं० 
भी) 2. निवासस्थान, आवासस्थान #. दोलत, द्रव्य 
4. बस्त्र, कपड़े 5. चमड़ा 6. मूल्य 7. मृत्यु । 


टटोलना, अनुभव करना, भामि० १।९४, इसी प्रकार 
--दु:खं, हप, शोक तोष॑ं आदि . (इस अअथे में तथा 


: निम्नांकित अर्थों में अकर्मक) धारण किया जाना, ले 


जाया जाना, चलते रहना, वहतं बलीवर्दों वहतम्‌ 
--म्‌च्छ ० ६, उत्थाय पुनरवहत्‌-- का ०, पंच० १।४२, 
२९१ 2. (नदी आदि का) बहना-प्रत्यगू हुमहानद्य: 
--महा ०, परोपका राय वहूंति नद्यः:--सुभा ० 3. (हवा 
का) चलना, --मंद॑ वहति मारुतः--राम०, वहति 
मलयसमीरे मदनमुपनिधाय गीत० ५, प्रेर० (वाहयति 
>तै) !. घारण कराना, भिजवाना, मंगवाना, ले 
जाया जाना 2. हाँकना, ठेलना, निदेश' देना 3. आर 
पार जाना, पारगमन करना-सवाह्मयते राजपथ: 
शिवाभि:--रघु० १६।१२, भवान्‌ वाहयदध्वशेषम्‌ 


( ९११ ) 


--मेघ० ३८ 4. उपयोग करना, ले जाना-भट्टि० 
१४२३, इच्छा ० (विवक्षति--ते ) ले जाने की इच्छा 
करना, अति --, गृजारना, (समय ) बिताना, मुख्य 
रूप से प्रेर०, मा० ६।१३, रघु० ९।७०, अप-, . हॉँक 
कर दूर भगा देना, हटाना, दूर ले जाना रघ॒० १३। 
२२, १६।६ 2. छोड़ना, त्यागना, तिलांजलि देना 
--रघु० ११।२५ 3. घटाना, व्यवकलन करना, आ>, 
. प्री तरह समझा देना 2. जन्म देना, पंदा करना 
प्रवत्त होना या झुकना--ब्रीडमावहति मे स॒संप्रति 
रघृ० ११॥७३, श० ३।४ 3. वहन करना, कब्जे में 
करना, रखना--चौर० १८ 4. बहना 5. प्रयोग 
करना, उपयोग करना (प्रेर०) (देवता का) आवाहन 
करना, उद्‌ -, !. विवाह करना-- पार्थिवी मुदवह- 
द्रघृदह::--रघु० ११।५४, मतु ० ३।८, भट्टि० २।४८ 
2. ऊपर उठाना, उन्‍नत होना 3. संभालना, जीवित 
रखना, ऊँचे उठाना, सहारा देना--रघु० १६।६० 
4, भगतना, अनुभव करना 5. अधिकार में करना, 
रखना, पहनना, धारण करना,--कु० ११९, विक्रम० 
४४२ 6. समाप्त करना, पूरा करना, उप--+ 
4. निकट लाना 2. उपक्रम करना, आरम्भ करना, 
नि---, संभाले रखना, जीवित रखना, सहारा देना - 
वेदानद्धरते जगन्निवहते -गीत० १, निस्‌-, . समाप्त 
होता 2. अवलंबित होना,'' की सहायता से निर्वाह 
करना, ( प्रेर०) --समाप्ति तक ले जाना, पूरा करना, 
समाप्त करना, प्रबंध करना--श० ३, परि , छल- 
कना, प्र , वहन करना, ले जाना, खींचते रहना 
2. वहा ढ़े जाना, ले जाना, वहन करते जाना-भट्टि ० 
८।५२ 3. सहारा देना, (भार) वहन करना, 
4. बहना 5. खिलना 6. रखना, अधिकार में करना, 
स्पर्श करना या महसूस करना, बि--, विवाह करना, 
सम्‌, -, !. ले जाना, घारण किये जाना 2. मसलना, 
दबाना, दे० प्रेर० 3. विवाह करना, दिखाना, प्रदर्शित 
करना, प्रस्तुत करना, (प्रेर०) मसलना, या मालिश 
करना श० ३।२१। 


[वह-|- कर्तरि अच्‌] 4. वहन करने वाला, ले जाने 
वाला, सहारा देने वाला 2. बैल के कंधे 3. सवारी 
यान 4. विशेष करके घोड़ा 5. हवा, वायू 6. माग 
सड़क 7. नद, नाला 8. चार द्रोण की माप । 
बहतः [वह +अतच्‌ | !. यात्री 2. बेल । 
बहुतिः [वह +अतिः| 7. बैल 2. हवा, वाय्‌ 3. मित्र, 

परामशंदाता, सलाहकार । 
बहुतो, बहा [वहति--डीष्‌, वह +टाप्‌ | नदी, सरिता । 
वहतुः [वह _-+-अतु| बेल। 
बहनम [वह -+-ल्यूट| 4. ले जाना, धारण करना, ढोना 
2. सहारा देना 3. बहना 4. गाड़ी, यान 5. नाव, डोंगी । 


का 


वहः 


वहंतः [वह -+झच्‌ | . वायू 2. शिशु । 

बहल (वि०) दे० 'बहल । 

वहित्रम, वहित्रकम्‌ वहिनी [वह +इत्र, वहित्र+कन्‌, 
वह -इनि-+डीष्‌ | डोंगी, बेड़ा, नाव, किह्ती,-प्रत्य- 
षस्यद्श्यत किमपि वह्ित्रम-दश०, प्रलय.॒ पयोधिजले 
घृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌--गीत०१ । 

वहिस दे० 'बहिस । 

वहिष्क (वि०) [वहिस्‌ू-+कन्‌ | बाहरी, बाह्मपत्रसंबंधी । 

बहेड़कः (पुं०) बहेड़े का पेड़, विभीतक का वृक्ष । 

वह्तिः [वह +-निः] . अग्नि -- अतणे पतितो वह्निः स्वयमे- 
वोपशाम्यति - सभा० 2. पाचनशक्ति, आमाशय का 
रस 3. हाज़मा, भूख लगना 4. यान | सम० कर 
(वि०) ।. अन्तर्दाहक 2. पाचनशक्ति को उद्दीप्त 
करने वाला, क्षधावर्धक,--काष्ठम्‌ एक प्रकार की 
अगर की लकड़ी, -- गंध: घृप, लोबान,--गर्भे: . बांस 
2. शमी या जैंडी का वृक्ष, तु० अग्निगर्भ ,--दीपका: 
कुसंभ का पेड़, भोग्यम्‌ घी,--सित्रः हवा, वायु, 
-- रेतस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण,-लोहम, -- लोहकम्‌ 
तांबा, बर्णम लाल रंग का कुमुदु, रक्‍तोत्पल, 
- बललभ:ः राल,-- वीजम . सोना 2. चुना--शिखम्‌ 


. केसर 2. कुसंभ, सखः हवा, संज्ञकः चित्रकवृक्ष । 
बहाम्‌ [वह +-यत्‌] !. गाड़ी 2. यान, सवारी,--ह्या एक 
म्‌नि की पत्नी । 


बह्लिक, वह्लीक दें व छ्लविक, बह्लीक । 
वा (अव्य०) [वा--क्विप्‌] 4. विकल्प बोधक अव्यय, या, 
परंतु संस्कृत में इसकी स्थिति भिन्न हें, या तो यह 
प्रत्येक शब्द या उक्ति के साथ प्रयुक्त होता है, अथवा 
अन्तिम के साथ, परन्तु यह वाक्य के आरंभ में कभी 
प्रयकत नहीं होता, तु० “च” 2. इसके निम्नांकिव अर्थ 
हैं (क) और, भी,--वायर्वा दहनो वा-गण०, अस्ति 
ते माता स्मरसि वा तातम्‌ उत्तर० ४, (ख) के 
समान, जैसा कि जातां मन्‍्ये तुहिनमथितां पद्चिनीं 
वान्यरूपाम--मेघ० ८३, मणी वोष्ट्रस्थ लंबेते 
--सिद्धा ०, हृष्टो गर्जति चातिदर्पितबलो दुर्योधनों वा 
शिखी -मृच्छ ० ५६, मालवि० ५॥१२, शि० ३॥६२े, 
४३५, ७।६४, कि० ३॥१३ (ग) विकल्प 
से--(इस अर्थ में बहुधा इसका प्रयोग व्याकरण 
के नियमों में -जैसा कि पाणिनि के सूत्र -होता ह) 
दोषो णौ वा चित्ततविरागे--पा० ६४९०, ९१ 
(घ) संभावना (इस अथ्थे में वा बहुधा प्रश्तवाचक 
सर्वनाम और उससे व्युत्पन्न 'इव” “नाम” जसे शब्दों 
के साथ जोड़ दिया जाता है तथा 'संभवतः या 
'कदाचित” शब्दों से उसे अनूदित किया जाता हैं 
--कस्य वान्यस्थय वचसि मया स्थातव्यम्‌ --का०, 
परिवर्तिनि संसारे मृत: को वा न जायते--पंच० 


( ९१२ ) 


१॥२७, (डः) कभी-कभी केवल पादपूर्ति के लिए ही 
प्रयक्‍्त होता ह 3. जब वा की पुनरुक्ति की जाती 
है तो इसका अर्थ होताह या-या--सा वा हां भोस्त- 
दीया वा मतिजेलमयी मम--कु० २॥६०, तदत्र 
परिश्रमान रोधाद्ाा उदात्तकथावस्त॒गौ रवाद्दा नवनाटक- 
दशनकुतूहलाद्या भवद्धिरवधानं दीयमानं प्रार्थये- 
विक्रम० १, (अथवा या, कुछ-कुछ, अन्यथा --दे० 
अथ के नीचे, न वा नहीं, न तो, न, यदि वा अगर, 
अन्यथा, कि वा कि, क्या, आया कि आदि । 


या (म्वा० अदा० पर० वाति, वात या वान) . हवा का 
चलना --वाता वाता दिशि दिशि न वा सप्तघा 
सप्तभिन्ना--वेणी० ३।६, दिश: प्रसेदुमंरुतो वव: सुखा: 
- रघु० ३।१४, मेघ० ४२, भट्टि० ७४१, ८।६१ 
2. जाना, हिलना-जलना 3, प्रहार करना, चोट 
पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना-:्रेर० (वापयति-ते ) 
. हवा चलवाना 2. वाजयति --ते -- डुलना, आ-- 
हवा का चलना--बद्धां बद्धां भित्तिशंकाममब्मिन्नावा- 
नावान्मातरिश्वा निहन्ति--कि० ५॥३६, भट्टि 
१४।९७, निस--, [. खिलना 2. ठंडा होना, शान्त 
होना, (आल० से भी) वपुरजलाद्रपिवनन निवेबो 
-शि० १।६५, त्वयि दष्ट एव तस्या निर्वाति मनो 
मनोभवज्वलिते सुभा० 3. फूक मारना, बचना, तिष्प्र भ 
होना --निर्वाणदीपे क्रिम तेल दानम, निर्वाणभूयिष्ठ- 
मथास्य वोय संघक्षयंतीव वयुगृणेन - कु० ३॥५२, शि० 
१४८५, हे ० 
करना, गर्मा दूर करना, शीतल करना-रत्न० ३।११, 
रघ्‌० १९॥५६ 3. रिझाना, सान्त्वना देना, आराम 
पहँचाना -रघध० १२॥६३, प्र -, बि-, हवा का 
चलना--वाय विवाति हृदयानि हरन्नराणाम्‌ --ऋतु० 
पर । 

बांध (वि०) (स्त्री० शी) [वंश +अण्‌] बांस का बना 
हुआ, ज्ञी बंसलोचन । 


बांशिक:ः [वंश--ठक] [. वांस काटने वाला 2. बांसूरी 
बजाने वाला, बॉसुरिया । 

वाकम्‌ [वक-+अण्‌ | सारसों का सम्‌ह या उड़ान । 

बाकूल दे० 'बाकुल । 

वाक्यम [वच्‌-+ण्यत, चस्य कः| 4. वक्‍तृता, वचन 
वक्तव्य, उक्ति, कथन श्वण में वाक्म 'मेरे वचन 
सुनो, वाक्य न संतिष्ठते “आज्ञा पालन नहीं करता हैं 
शि० २।२४ 2. बात, उपवाक्धय (किसी विचार 
का पूर्णोच्चारण )-वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षास त्तियक्त 


पदोक्कष्य:--सा० द० ६, श्रोत्यार्थी च भवेद्वाक्य॑ 
समासे तद्धिते तथा-काव्य १० 3. तक, अनमान 
(तके में) 4. विधि, नियम, सूत्र । सम०--अर्ये 


वाक्य का अथे, उपसमा दण्डी के अनुसार उपमा का 


) 4. फूंक मारना, बुझाना 2. शांत । 


एक भेद--दे ० काव्या० २।४३,--आलाप:ः वार्तालाप, 
बातचीत, प्रवचन,-- खंडनम् किसी उक्ति या तक का 
निराकरण,--पदोयम्‌ भर्तृहरि द्वारा रचित एक पुस्तक 
का नाम,--पद्धतिः (स्त्री०) वाक्य बनाने की रीोति, 
वाक्यविन्यास, लेखनशली,--प्रबंध: . पुस्तक, संबद्ध 
रचना 2. वाक्य प्रवाह,--प्रयोगः वक्‍तता को काम में 
लाना, भाषा का उपयोग,--भेदः भिन्न उक्ति, विभिन्न 
वक्तव्य मद्रा० २, - रचना,  विन्यासः 5वाक्य मे 
शब्दों का क्रम, शब्द योजना, वाक्यरचनाविचार, 
- शैषः 4, किसी बात का अवशिष्ट भाग, पूरा न 
किया गया या अपूर्ण वाक्य सदोषावकाश इव ते 
वाक्य शेष: -विक्रम० ३ 2. न्‍्यन पद वाक्य । 


वागर: [वाचा इयति गच्छति, वाच+-ऋ +अच ] . ऋषि 
मनि, पुण्यात्मा 2. विद्वान ब्राह्मण, विद्यार्थी 3. शूर 
वीर, सूरमा 4. सान, सिल्‍ली 5. बाघा, रुकावट 
6. निश्चिति 7. बड़वानल 8. भेड़िया । 

वागा (स्त्री०) लगाम । 

वागरा [वा हिसने उरच गन च ] खटकेदार पिजड़ा 
जाल, पाश, फन्दा, जालोदार फ़न्दा--को वा दुजन- 
वाग रास पतित: क्षेमंण यातः पुमान्ू--पंच० १।१४६। 
सम० - वत्तिः: जंगली जानवरों को पकड़ कर प्राप्त 
होने वाली आजीविका (-त्तिः) बहेलिया, शिकारी । 

वागरिकः | वाग्रा+ठक ] बहेलिया, शिकारी, हरिण 
पकड़ने वाला---रघृ० ९।५३ । 


वाग्मिन्‌ (वि०) [ वाच्‌ अस्त्यर्थे ग्मिनि: चस्यः कः ] 
. वाक्पट, वाकचतुर 2. बातूनी 3. शछब्दाडम्बरपृण, 
शब्दसंक्रान्त पूं० . प्रवक्‍ता सुवकता-अनिर्लोडित- 
कायस्य वाग्जाल वाग्मिनो व्धा--शि० २।२७, १०९ 
कि० १४।६, पंच० ४॥८६ 2. बृहस्पति का नाम । 

बाग्य (वि०) [ वाचं यच्छति-यम्‌--ड ] . कम बोलने 
वाला, मितभाषी 2. सत्य बोलने वाला, --ग्यः विनय, 
नम्नता । 

बांक: (पूं०) समुद्र । 

बांक्ष (भ्वा० पर० वांक्षति) अभिलाषा करना, इच्छा 
करना । कं 

वाइमय (वि०) (स्त्री०-यी) [ वाच+मयट्‌ | 4. शब्द 
से यकत रघ० ३॥।२८ 2. वाणी या वचनों से संबन्ध 
रखने वाला -मन० १२।६, भग० १७।१५ 3. वाणी 
से यक्‍त 4, वाक्पट्‌ू, अलंकारपूर्ण, वाग्विदग्घ,--यम्‌ 
. वाणो, भाषा-म्यरस्तजन्भगैलॉतरेभिदंशभिरक्षर 
समस्त वाड्मयं व्याप्त त्रडोॉक्यमिव विष्णना--छन्द ० 
१, कु० ७॥९०, शि० २।७२ 2. वागम्मिता 3. आलरू- 
कारिक,--यी सरस्वती देवी । 

वाच्‌ (स्त्री०) |[ वच्‌--क्विप दीर्घोष्संप्रसारणं च | 
. वचन, शब्द, पंदावली ( विप० अर्थ) वागर्थाविव 


( ९११ 


सम्पुक्तो वागर्थप्रतिपत्तयें---रघु० १।१ 2. वचन, बात, 
_ भाषा, वाणी-वाचि पृण्यापुण्यहेतव:--मा० ४, लोकि- 
कानां हि साधनामर्थ वागनवतंते, ऋषीणां पुनरा- 
दानां वाचमर्थोड्नधावति - उत्तर० १।१०, विनिश्चि- 
तार्थामिति वाचमांददे --कि० १।१०, 'यह वचन कहे 

निम्नांकित कहा' १४।२, रघु० १॥५९, शि० २।१३, 
२३, कु० २।३ 3. वाणी, शब्द--अशरीरिणी वागुद- 
चरत्‌-उत्तर० २, मनृष्यवाचा-- रघ्‌ृ० ३।५३ 4. उक्ति, 
वक्तव्य 5. भरोसा, प्रतिज्ञा 6. पदोच्चय, कहावत, 
लोकोक्ति 7. विद्या की देवी सरस्वती । सम०--अथ्थ: 
(वागथ:) शब्द और उसका अर्थ--रघु० ११, ऊ० 
दे०,--आडम्बरः (वागाडम्बर: ) शब्दाडम्बर, वाग्जाल, 
--आत्मन्‌ (वागात्मन) (वि०) शब्दों से यक्‍त 
उत्तर० २, - ईशः (वागीश:) 4. सुवकता, वाक्पट 
2. देवताओं के गरु बहस्पति का विशेषण 3. ब्रह्मा 


का विशेषण--कु० २।३, (-ज्ञा) सरस्वती का नाम, 
--ईश्वरः (वागीश्वर:) 4. सुवक्ता, वाक्पट 2. ब्रह्मा 
का विशेषण, (-री) वाणी की देवता सरस्वती देवी, 
--ऋषभः (वागृषभः) बोलने में प्रमुख, वाकपट या 
विद्वान्‌ पुरुष, _ कलहः (वाक्कलह) झगड़ा, उत्पात, 
कौर: (वाक्कीर:) पत्नी का भांई,-गुद 
(वाग्गुद:) एक प्रकार का पक्षी,-- गुलिः,--गलिकः 
(वाग्गूलि आदि) राजा का पानदान-वाहक-तु० 
'तांबूलकरक वाहिन्‌ ,--चपल (वि०) (वाकचपल) 
बकवात करने वाला, निरुर्थक ओर असंगत बातें करने 
वाला, - चापल्यम्‌ (वाकचापल्यम्‌) निरथक बाते 
बकवास, गपशप,---छलम्‌ (वाकछलम ) शब्दों के द्वारा 


बईमानी, टालमट्ल उत्तर, गोलमाल-मद्रा ० १,-जालम्‌ 
(वाग्जालम) शब्दाडंबरपूर्ण असार बातें शि० 
२।२७, - डंबर: (वाग्डंबर:) . निस्सार उक्ति 
2, बड़े बोल, दंड: (वाग्दंड:) 4. भत्सनापूर्ण वचन, 
डांट-फटका र, झिड़की 2. बोलने पर नियन्त्रण, शब्दों 
या वचनों पर रोक--तु० त्रिदंड:, -दत्त (वाग्दत्त) 
(वि०) प्रतिज्ञात, संबद्ध, जिसकी सगाई हो चुकी 
हो, (त्ता) संबद्ध या सगाई हुई कन्या,--दरिद्र 
(वाग्दरिद्र) (वि०) वचनों में दरिद्र अर्थात्‌ कम 
ीलने वाला, -दलम (वाग्दलम्‌) ओष्ठ--दानम्‌ 
(वाग्दानम्‌ ) सगाई, दुष्ट (वाग्दृष्ट ) (वि०) 4. गाली 
देने वाला, बदजबान, अश्लीलभाषी 2. व्याकरण 
की दृष्टि से अशुद्ध भाषा बोलने वाला, (ष्टः) 
. निन्दक 2. वह ब्राह्मण जिसका उपनयनसंस्कार 


) 


गदंभो हतः--हि० हे 2. अपडब्द, मानहानि 
3. व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भाषण,---निबंधन 
(वाग्निबंधघन) (वि०) वचनों पर आश्रित रहने 
वाला, -- निदह्चयः (वाडःनिश्चय:) मुंह के वचन से 
मंगनी, विवाह-संविदा,-- निष्ठा (वाडनिष्ठा) (अपने 
वचनों या प्रतिज्ञा) के प्रति भक्ति या श्रद्धा,-- पद 
(वि०) (वाकपटु) बोलने में कुशल, वाक्‌चतुर, 
“पति (वि०) (वाकपति) वाकचतुर, अलुंकार- 
युक्त, (तिः) बृहस्पति का नाम (इस अथ में 'वाचसां 
पति: का भी प्रयोग होता है ),--परादष्यम्‌ (वाकपा- 
रुष्पमम्‌) . भाषा की ककशता 2. शब्दों द्वारा 
अपमान, अपदब्दयक्त भाषा, मानहानि,-- प्रचोदनम्‌ 
(वाकप्रचोदनम्‌ ) वचनों में अभिव्यक्त, किया गया 
आदेश,- प्रतोदः (वाकप्रतोद: ) वचनों द्वारा उकसाना 
भड़कान॑ वाली या उपालंभयकत भाषा,--पश्रक्नाप 
(वाकप्रठाप:) वाग्मिता,--बंधनम्‌ (वाग्बंधनम्‌ ) 
भाषण बंद करना, चुप करना - अमरु० १३,-मनसे 
(द्वि० व०-वाडमनसी---वंदिक भाषा में ) वाणी और 


मन,--मसात्रम (वाडमात्रम) केवल वचन,--सुखम्‌ 
(वाड्मखम्‌ ) किसी वकक्‍तृता का आरंभ या प्रस्तावना 
आमृख, भमिका,-यत (वि०) (वाग्यत) जिसने 
अपनी वाणी को नियंत्रित कर लिया हैँ या दमन 
कर लिया हू, मौनी,--यमः (वाग्यम:) जिसने अपनी 
बोली को नियंत्रित कर लिया है, मनि, ऋषि,-यासः 
(वाग्याम:) म॒क पुरुष, - यद्धयम (वाग्यद्धम्‌) शब्दों 
की लड़ाई, गरमागरम वादविवाद या चर्चा, विवादा- 
स्पद विषय,-- वच्चः (वाग्वज्न:) . कठोर ( 

की भांति) शब्द --अहह दारुणों वाग्वज्न:-उत्तर० १ 
2. कठोर भाषा,--विदग्ध (वाग्विदग्ध:) (वि० ) 
बोलने में कुशल (ग्धा) मध्रभाषिणी और मनोहा- 
रिणी,-- विभवः (वाग्विभव:) शब्दों का भंडार, 
वर्णनशक्ति, भाषा पर आधिपत्य---मा० १२६, 
रघु० १।९,-- विलास: (वाग्विकास:) ललित या 
प्रांजल भाषा,--व्यवहारः (वाग्व्यवहारः:) मौखिक 
विचा रविमशें- --प्रयोगप्रधानं हि नाटचशास्त्र किमत्र 
वाग्व्यवहारेण मालवि० १, व्ययः (वाग्व्यय 
दब्दों का ह्वास, व्यापार: (वाग्व्यापार:) . बोलने 
की रीति 2. भाषणशली या अभ्यास, - संयमः (वाक्‌- 
संयम:) भाषण या बोलने पर नियंत्रण । 


बाच:ः [वच्‌--णिच्‌--अच ] 4. एक प्रकार की मछली 


2, मदन नाम का पौधा । 


ठोक समय पर न हुआ हो,--देवता,-देवी (वाग्देवता, | वा्॑यस (वि०) [वाचो वाक्यात्‌ यच्छति द्विरमति--वाच 


वाग्देवी ) वाणी की देवता सरस्वती देवी वाग्देवता- 
या: सांमुख्यमाधत्तं---सा ० द० १,--दोष: (वाग्दोष:) 
. (अरुचिकर) शब्द का उच्चारण--वाग्दोषाद 


१३ 


+यम्‌ +-ख़च नि० अम्‌ | जिह्ला को रोकन वाला 
पूर्ण निस्तब्धता रखन वाला, चप रहने वाला, मौनी 
स्वल्पभाषी ---उपस्थिता देवी तद्बाचंयमो भव--विक्रम ० 


( 


३, विद्वांसों वसुधातले परवच: इलाघासु वाचंयमा 
--भामि ० ४ै। ४२, रघ०* १३।४४,--मः मोन रहने 
वाला मनि। 

वाचक (वि०) [वक्ति अभिधावत्त्या बोधयति अर्थान वच्‌ 
+पण्वल ] बोलन वाला; घोषणा करने वाला 
व्याख्यात्मक 2. अभिव्यक्त करने वाला, अर्थ बतलाने 
वाला, प्रत्यक्ष संकेत करने वाला (शब्द के रूप में, 
'लाक्षणिक' और “व्यंजक' से भिन्न) दे० काव्य० २ 
3. मौखिक--कः 4. वक्‍ता 2. पाठक 3. महत्त्वपर्ण 
शब्द 4. दूत । 

बायनम्‌ [वच--णिच--ल्यट] . पढ़ना, पाठ करना 
2. घोषणा, प्रकथन, उच्चारण जसा कि ससवस्ति 
वाचन पुण्याहवाचनम्‌ में । 

वाचनकम्‌ [वाचन--कन ] पहेली, बुझौवल । 

वाचनिक (वि०) (स्त्री०-की) [वचनेन निवंत्तम--ठक ] 
मौखिक, शब्दों में अभिव्यक्त । 

वाचस्पति: [वाच: पति: षष्ठयरूक्‌| वाणी का स्वामी 
देवों के गुर ब॒हस्पति का विशेषण । 

बाचस्पत्यम्‌ [वाचस्पति-- ष्यञा | वाकपट्तायुक्त भाषण, 
वक्‍्त॒ता, प्रभावशाली भाषण-- तदूरीकृत्य कृतिभिवॉ- 
चस्पत्य॑ प्रतायते--हि० ३।९६ (>तशि० २॥३०) । 

बाचा [वाक--आप |] . भाषण 2. धामिक ग्रन्थों का 
पाठ, सूत्र 3. शपथ । 

धाचाट (थि०) वाच+आटच्‌, चस्य न कः | बातूनी, 
वाचाल, बहुत बात॑ करने वाला अरेरे वाचाट 
-वेणी० ३, महावीर० ६, भद्टि ० ५१२३ । 

बाचाल (वि०) [वाच--आलच्‌, चस्य न कः ] . कोला- 
हलपूर्ण, शब्दायमान, ऋ्रदनशील 2. बातूनी, बकवास 
करने वाला, दे० वाचाटाशिएण7१।४० । 

वाचिक (वि०) (स्त्री ०-का-की ) [वाचाकृतं वाच- ठक्‌, 
चन क:ः | . शब्दों से यकक्‍त या अभिव्यक्त -वाचिक 
पारुष्यमम 2. मौखिक, शाब्दिक. मोखिक रूप से अभि 
व्यक्त,--कम्‌ . संदेश, मोखिख या शाब्दिक समाचार 
--वाचिकमप्यायंण सिद्धार्थेकाच्छोतव्यमिति लिखि- 
तम्‌ --मद्रा ० ५, निर्घारितेष्यं लेखन खलकत्वा खल 
वाचिकम्‌ --शि० २।७० 2. समाचार, वार्ता 
खबर । 

वाचोयक्ति (वि०) [वाचो यक्ति: यस्य ब० स०, षष्ठ्या 
अलक | बोलने में कुशल, वाक्पटु,--क्तिः (स्त्री०) 
शब्दों का क्रम' घोषणा, अभिज्ञापन, भाषण--यत्र 
खल्वियं वावोय क्ति:--मा० १। 

बाच्य (वि) [वच-+कमंणि ण्यत्‌] 4. कहे जाने या बत- 
लाय जाने के योग्य, संबोधित किये जाने योग्य--वाच्य- 
स्त्वया मद्रचनात्स राजा--रघु० १४।६१, 'मेरी ओर 
से राजा को कहिए' 2. अभिषानीय, गृुणवाचक, 


२१४ 


) 


विशेषक 3. अभिव्यक्त (शब्दार्थ आदि) तु० लक्ष्य 
व्यंग 4. दृषणीय, निनन्‍्दतीय, डांटनेन्फटकारने योग्य 
--शि० २०।६४, हि० ३।१२९,--च्यम . कलंक, 
निन्‍्दा, झिड़की-प्रमदामन्‌ संस्थित: शुच्ा नपति 
सन्निति: वाच्यदर्शनात्‌जरघ्‌ ० ८७२, ८४, चिरस्य 
वाच्यं न गतः अजापति:-- श० ५११५, शि० ३।५८ 
2. अभिव्यक्त अथं जो अभिषा द्वारा ज्ञात हों, तु० 
लक्ष्य, ब्यंग्य; अपि तु वाच्यवचित्र्यप्र तिभासादेव 
चारुताप्रतीतिः-कांव्य ० १० 3. विधंय 4. क्रिया की 
वाच्यता[कमंवाच्यया भाववाच्य)। सम०--अर्थ: 
अभिव्यक्त अथे,--चित्रम॒ अधम काव्य के दो 
भेदों में से एक, इसमें काव्य सौन्दर्य 
चमत्कार यक्‍त तथा उद्धावना' यक्‍त विचारों की 
अभिव्यंजना में निहित हू. (विप० शब्द चित्र), दे० 
चित्र भी,--बच्तम कठोर और ककंश भाषा । 

वाजः | वज्‌+-घजरा ] . बाजू, डना 2. पंख 3. बाण का 
पंख 4. यद्ध, लड़ाई 5. ध्वनि,--जञम . घी 2. श्राद्ध 
या औष्वंदहिक क्रिया के अवसर पर प्रदान किया 
गया पिण्ड 3. भोज्यसामग्री 4. जल 5. यज्ञ की पूर्णा 
हुति का मन्त्र | सम० --पैयः, - यम एक विशेष 
यज्ञ का नाम,--सनः व. विष्ण का नाम 2. शिव का 
नाम,--सनिः सूये । 

वाजसनंयः | वाजसने: सूयस्य छात्र:-- वाजसनि-ढक ] 
शुक्ल यजुवंद या वाजसनेयी संहिता के प्रणेता याज्ञ- 
वल्क्य का नाम । 

वाजसनेथिन्‌ (पु०) [ वाजसनेय--इनि ] . शल्कयज- 
बंद के प्रवर्तक तथा प्रणेता याज्ञवल्क्य मुनि का नाम 

दल्कयजवंद का अनयायी, वाजसनंयि संप्रदाय से 

सम्बन्ध रखने वाला । 

वाजिन (पृं०) [ वाज-- इनि ]4. घोड़ा-न गर्दभा वाजि- 
घुर वहन्ति--मच्छ ० ४॥१७, रघृ० ३।४३, ४।२५, 
६७, शि० १८।३१ 2. बाण 3. पक्षी 4 यजूवेंद की 
वाजसनेयिशाखा का अनयायी । सम०--पष्ठ: गोल- 
सदाबहार,--भक्ष: छीटी मटर,--भोजन: एक प्रकार 
का लोक्या,--मेषः अर्वमेघ यज्ञ---शाला अस्तबल 
घुड़शाला । 

वाजोकर (वि०) [ वाज+च्वि-+-$#--अच्‌ ] कामकेलि 
इच्छाओं का उद्दीपक | 

वाजोकरण [ वाज-+च्वि--कृू-+-ल्यूट ] काधोदोपकों 
द्वारा कामनाओं को उत्तेजित या उद्दीप्त करना । 

बांछ (म्वा० पर० वांछति कर अल +अ को करना, 
चाहना -न संहतास्तस्य न त्तय: प्रियाणि 
वांछत्यसुभि: समीहितुम--कि० १॥१९, अभि- 
सम - , कामना करना, अभिलाषा करना, इच्छा 
के रा, -भट्टि ० १७।५३। 


( ९१५ ) 


धवांछनम्‌ | वांछ-- ल्‍्यद | कामना, इच्छा करना । 

बांछा | वांह+-अ-+-दाप्‌ ] कामना, इच्छा, अभिलाषा, 
--वांछा सज्जनसंगमे --भतं ० २।६२ । 

वांछित (भ० क० क़ृ०) [वांछ --क्त ] अभीष्ट, इच्छित 
-तम अभिलाष, इच्छा । 

बांछिन (वि०) [ वांछ --णिनि ] 

विलासी 

बाट:,--टम्‌ | वट-- घक्म ] . बाड़ा, घिरा हुआ भूभाग, 
अहाता--स्ववाटकुक्कुट विजयहुष्ट:---दश ० इसी 
प्रकार देश, श्मशान" आदि 2. उद्यान, उपवन 
फलोयान 3. सडक 4. तट पर लगाया गया लकडी के 
तख्तों का बांध 5. अन्न विशेष । सम०--धानः 
ब्राह्मण स्त्री में पतित ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्तान 
>दे० मन॒० १०।२१। 

वाटिका [ वट+ण्वल--टाप्‌, इत्वम्‌ ] . वह भखण्ड 
जहाँ पर कोई भवन बनाना हो 2. फलोद्यान, बगीचा 
--अय॑ दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते--श० 
१, इसी प्रकार पुष्पअशौक जादि । 

वाटी [ वाट-+ छीष्‌ ] . वह भूखण्ड जहाँ पर कोई भवन 
बनाया हू <. घर, आवास स्थान 3. अहाता, बाड़ा 
4, उद्यान, उपवन, फलोद्यान--वाटीभवि क्षिति- 
भजाम--आइहव० ५ 5. सड़क 6, पानी रोकने के 
लिए लकड़ी के तख्तों का बाँध 7. एक प्रकार का 
अन्न । 

बाटया, वाटयालः:, बाद्याली | वाटी+यत्‌+टाय्‌, वाटी 
+अल--अणू, वाटयालेय--डीष्‌ ] एक पौधे का 
नाम, अतिबला । 

वाड (म्वा० आ० वाउते) स्नान करना, गोता लगाना । 


बाड़व: | वडवाया अपत्यं वडवानां सभहोी वा अण | 
]. बडवानल 2. ब्राह्मम,--वम घोड़ियों का समह । 
सम० --अरि्निः,---अनलू: समद्र के भीतर रहने वाली 
आग । 

वाडवेय: | वडवा--ढक | /. साँड़ 2. घोड़ा, यौ (पुं०, 
द्वि० व०) दोनों अश्विनी कुमार । 

वबाडव्यम [वाडव--यन्‌ | ब्राह्मणों का समह । 

वाह दे० 'बाढ । 

वाण दे० बाण । 

धाणि: (स्त्री०) वण्‌--इण | . बुनना 2. जुलाहे की 
खड्डी, करघा । 

बाणिजः [वरणिज्‌+-अण्‌ (स्वार्थ)] व्यापारी, सौदागर । 

वाणिज्यम्‌ [वणिज्‌ +ष्यञ्ग_] व्यापार, बनिज, लेन देन । 

वाणिनो [वण --णिनि +डीप] 4. चतुर और घृत॑ स्त्री 

नतेंकी, अभिनेत्री 3. मत्त स्त्री (शा० या आलं० 

रूप से) शज्भारप्रिय स्वेच्छाचारिणी स्त्री--रघु० 
९(७५ | 


4. अभिलाषी 2. 


वाणी [वर्ण---इण्‌--डीप) ॥. भाषण, वचन, भाषा 
--वाण्येका समलंकरोति प्रुरुषं या संस्कृता धायते 
>-भतं० २१९ 2. बोलने की शक्ति 3. ध्वनि 
आवाज-केका वाणी मयरस्य--अमर०, इसी प्रकार 
आकाशवाणी 4. साहित्यिक कृति या रचना-मद्गाणि 
मा कुरु विषादमनादरेण मात्सयंमग्नमनसां सहसा 
खलानाम्‌ -भामि० ४४१, उत्तर० ७॥२१ 5. 

प्रशंसा 6. विद्या की देवी सरस्वती । 


वबात्‌ (चुरा० उभ० वातयति-ते) . हवा का चलना 2. 
पंखा करना, हवादार करना 3. सेवा करना 4. 
प्रसन्‍न करना 5. जाना । 

वात (भू० क० कृ०) [वा-+कक्‍त] 4. बही हुई 2. इच्छित 
या अभीष्ट, प्रथित,--तः व. हवा, बाय 2. वाय का 
देवता, वाय की अधिष्ठात्री देवता 3. शरीर के तीन 
दोषों में से एक 4. गठिया, सन्धिवात । सम०--अठ 
. वातमृग, बारहसिंगा 2. सूर्य का घोड़ा,---अंड 
फोतों का रोग, अंडकोषवृद्धि,-- अतिसारः शरीरगत 
वाय के विकृत होने से उत्पन्न पेचिश,--अयम पत्ता, 
-अयनः घोड़ा, (नम) . खिड़की, झरोखा--मा० 
२।११, क० ७५९, रघ० ६॥२४, १२३।२१ 2. अलिन्द 
द्वारमण्डप 3. मंडवा मंडप, - अयः बारहसिंगा,-अरि 
एरण्ड का वृक्ष, अइ्वः बहुत तेज चलने वाला घोड़ा 
--आमोदा कस्त्री,--आलि:ः (स्त्री ०) भंवर,--- आहत 
(वि०) 4. हवा से हिलाया हुआ 2. गठिया रोग से 
ग्रत्त--आहतिः (स्त्री०) हवा का प्रचंड झोंका, 
--ऋद्धिः (स्त्री०)) . वाय की अधिकता 2. गदा, 
मदगर, लोहे की स्याम से जटित लाठी,-- कर्मन 
(नपुं०) पाद मारता,--कुंडलिका मूत्ररोग जिसमें 
मंत्र पीडा के साथ बंद-बद उतरता है,-- कुभ: हाथी 
का गंडस्थरू,--केतु: घूल,-- कैलिः . प्रेमरसयक्त 
बातचीत, प्रेमियों की फानाफंसी 2. प्रेमी या प्रेमिका 
के शरीर पर नख क्षत,--गुल्मः . आँघी, अंघड़ 2 
गठिया,--ज्वर: विषाक्त वाय से उत्पन्न बखार 
ध्वजः बादल,--पुत्र: भीम, हेनमान,---पोथ:ः,-- पोयक 
पलाश का वृक्ष, ढाक का पेड़,--प्रकोषपः: वाय की 
अधिकता,--प्रमी (पुं०, स्त्री०) तेज चलने वाला 
हरिण,--मंडलो भंवर,--मग: वेग से दौड़ने वाला 
हरिण,--रक्‍क्तम,--शोणितम तीक्षण गठिया,---रंग 
गूलर का वक्ष,--रूष: . तूफान, प्रचंड हवा, आँधी 
2. इन्द्रधनष 3. रिश्वत,--रोग:,--व्याधिः गठिया का 
रोग,--बस्तिः (स्त्री०) मूत्ररोकना,--वह्निः (स्त्री ० ) 
अंडकोष को सूजन,---ज्ञीषम्‌ पेड़, - शलूम उदर पीड़ा 
के साथ अफारा होना,--सारथिः आग । 


वातकः [वात -+-कन्‌ | 4. उपपत्ति, जार 2. एक पौधे का 
नाम । 


( ९१६ ) 


वबातकिनू (वि०) (स्त्री०--नी) [वातो5तिशयितोउस्ति 
अस्य वात-+-इनि, कुक] गठिया रोग से ग्रस्त । 

वातगजः [वातमभिमृखीकृत्य अजति गच्छति--वात +-भज्‌ 
+खश्‌, मम्‌ ] तेज दौड़ने वाला हरिण । 

वबातर (वि०) |[व/त-+-रा+क] (. तूफानी, झंझामय 2 
तेज़, चस्त । सम०--अयण: व. वाण 2. बाण की 
उड़ान, तीर के लक्ष्य तक पहुंचने को दूरी, शरपरास 
3. चोटी, शिखर 4. आरा 5. पागल या नशे मे 
उन्मत्त पुरुष 6. निठल्‍ला 7. सरल वृक्ष, चीड़ का 
पेड । 

बातदू (वि०) (स्त्री०--ली) [ बातं रोगभेद॑ लाति छा 
+क ] [. तूफानी, झंझामय 2. हवा से फूला हुआ 
छः 4. वाय्‌ <. चना । 

वबातापि: (पुं०) एक राक्षस का नाम जिसको अगस्त्य ने 
खा कर पचा लिया। सम० -हिब (पुृ०),--सूदनः, 
--हन (पृं०) अगस्त्य के विशेषण । 

थातिः [ वा--क्तिच ] !. सर्य 2. वाय, हवा 3. चन्द्रमा । 
सम ०--गः,--गमः बैंगन (वातिगण शब्द भी इसी 
अथ में प्रयक्‍त होता है) । 

बातिक (वि०) (स्त्री०-की) [ वातादागत:--ठक्‌ ] 
, तूफानी, हवाई, झंझामय 2. गठियाग्रस्त, सन्धिवात 
से पीड़ित 3. पागल,--क: वाय की विकृत अवस्था से 
उत्पन्न ज्वर । 

थातोय (वि०) [ वात+छ |] हवादार,--यम््‌ भात का 
मांड । 

बातुल (वि०) [ वात--उलच ] |. वाय रोग से ग्रस्त, 
गठिया पीड़ित 2. पागल, वायुप्रकोप के कारण 
जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो--हि० २।२६,-ल 
भवर । 

वातुलि: [ वा+-उलि, तुट्‌ |] बड़ा चमगीदड़ । 

बातूल (वि०) [ वात+ऊलच्‌ | दे० 'वातुल । 

वात (पं०) [ वा+-त॒च्‌ | हवा, वायू । 

वात्या [ वातानां समूह: यत्‌ | तूफान, अन्घड़, भंवर 
तूफान या झंझामय वाय्‌ - वात्याभि: परुषीकृता दशश 
दिशइचण्डातपो दुःसह: >भामि० १।१३, रघ॒ु० ११। 

६, कि० ५॥३९, वेणी० २।२१। 

वात्सकम | वत्स+-वञा ] बछड़ों का समह । 

वात्सल्यम्‌ [ वत्सलस्य भाव: ष्यव्य ] : (अपने बच्चों 
के प्रति) स्नेह, वत्सलता सुकुमा रता- न पुत्रवात्सल्य- 
मपाकरिष्यति--कु० ५॥१४, पतिवात्सल्यात्‌-रघु ० 
१५।९८, इसी प्रकार भार्या” प्रजा” शरणागत आदि 
2. लाडप्यार या पक्षपात । 

वात्सि:,--सी (स्त्री०) श॒द्र स्त्री की ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न 
पुत्री 

वात्स्यायन: 


[ वत्सस्य गोत्रापत्यं--वत्स-+-यञ्ञ_-+-फक्‌ ] 


. कामसूत्र (रतिशास्त्र पर लिखा गया एक ग्रन्थ) के 
प्रणता 2. न्‍्यायसत्र पर किये गये भाष्य के प्रणता 
बाद: | वद--धञा_ | . बातें करना, बोलना 3. भाषण, 
वचन, बात - सामवादा: सकोपस्य तस्‍य प्रत्यत दीपका 
--शि० २।५५, इसी प्रकार 'कतववाद:-गीत० ८ 
सांख्यवाद: आदि 3. वक्तव्य, उक्ति, आरोप-अवाच्य- 
वादांइ्च बहन वदिष्यन्ति तवाहिता:--भग० २॥३६ 
4. वर्णन, वृत्त--शाकुतलादीनितिहासवादानू- मा ० 
२।३२ 5. विचार विमशं, विवाद, वादविवाद, तक- 
वितक - वादे वादे जायते तत्त्ववोध:--सुभा ०, सीमा 
ष् मनु० ८।२६५ 6. उत्तर 7. विव॒ति, व्याख्या 
8. प्रदशित उपसंहार, सिद्धासत्त, तत्त्व--इदानीं पर- 
माणकारणवादं॑ निराकरोति--शारी ० (तथा पुस्तक 
के अन्य विभिन्न स्थलों पर) 9. घ्वननं, ध्वनि 
0., विवरण, अफवाह १. (विधि में) अभियोग, 
नाछिश । सम०--अनुवादो (पुं० द्वि० ब०) 
. उक्ति और उत्तर, अभियोग तथा उसका उत्तर, 
दोषारोपण तथा उसका बचाव 2. वादविवाद, 
शास्त्राथ ,---कर,--#ूत्‌ (वि०) विवाद करने वाला, 
“ग्रस्त (वि०) विवादास्पद, विवादग्रस्त--वाद- 
ग्रस्तोष्य विषय:,---चंचु (थि०) इलेषगर्भित उत्तर 
देने म॑ निपुण, हाजिरजवाब, - प्रतिवादः शास्त्रा्थे 
--यद्धम विवाद, तकंवितक,---विवादः तकवितक, 
विचारविमशं, वाकप्रतियोगिता । 

वादक:ः [ वद+णिच्‌+प्वुल ] बजाने वाला । 

वादनमभ्‌ [ वद--णिच्‌ --ल्‍ल्युट ] . ध्वनि करना 2. बाजा, 
वाययन्त्र । 

बादर (वि०) (स्त्री० री) [ वदराया: कार्पस्या: विकार: 
वादरा +-अण्‌ ] कपास से यक्‍त या कपास से निर्मित, 
- रा कपास का पौधा, --रम सती कपड़ा । 

वादरग: | वादर+गम्‌--खच्‌, डित्‌ ] पीपल का पेड़ 
गूलर का वक्ष । 

वादरायण दे० “'बादरायपण्ण। 

वादाल: [वात-+ला+क, पृषो ०] जम॑न मछली । 

वादि (वि०) [वादयति व्यक्तम्‌ल्चारयति---पद --णिच 
+इज्य_] बुद्धिमान्‌, धिद्दानू, कुशल ॥ 

बादित (भू० क० कृ०) [वद-+णिच्‌+क्त] !. उच्चरित 
कराया गया, बुलवाया गया 2. बजाया गया, ध्वनि 
किया गया । 

वादित्रम [वद--णित्रन्‌] . वाजा नं० २२।२२ 2. संगीत । 

वादिन (धि०) [वद--णिनि] 4. बोलने वाला, बातें 
करने वाला, प्रवचन करने वाला 2. दृढ़तापर्वक कहने 
वाला 3. तकें-वितक करने वाला, विपक्षी --मद्रा० 
५।१०, रघ० १२॥९२ 3. दोषारोपण करने वाला 
अभियोक्‍ता 4. व्याख्याता, अध्यापक । 


धरा 


( 5१७ ) 


वादिशः (पुं०) विद्वान पुरुष, ऋषि, विद्याव्यसनी । 

वबाद्यम [वद--णिच्‌ --यत्‌ | . बाजा 2. बाजे की ध्वनि 
रघु० १६।६४, (वाद्यषप्वनि: --मल्लि) | सम०--कर 
संगीतज्ञ, --भांडम्‌ . बाजों का सम्‌ ह, वाद्य यंत्रों का 
ढेर 2. म॒दंग आदि बाजे । 

वाध , वाध, वाधक, वाधन-ना, वाधा दे० बाघ्‌, बाघ, 
बाधना-ना, बाधा । 

वाधु (ध) क्यम्‌ [वध (ध)-+-यत्‌, कुक] विवाह । 

वाध्रीणसः [ >-वार्ँ्रीणस, पृषो ० | गेंडा । 
(वि०) [वन--अग्‌] 4. खिला हुआ 
सूखा हुआ, शुष्क 3. जंगली, नम्‌ 4. सूखा फल 
(पूं० भी ) (हवा का) चलना 3. जीना 
4. लढ़कना, हिलना-जूलना 5. गन्ध द्रव्य, खशब 
6. वक्षों का समह या झरम्‌ट 7. बनना 8. तिनकों से 
बनी चटाई 9. घर की दीवार मे छिद्र । 


बानप्रस्थ: [वाने वनसम हे प्रतिष्ठते - स्था--क] ॥. अपने 
धामिक जीवन के तीसरे आश्रम म॑ प्रविष्ट ब्राह्मण 
2, वरागी, साध 3. मधक वक्ष 4. पलाश वक्ष, ढाक । 

वानर: [वानं वनसंबंधि फलादिकं राति गृक्त्ति रा+क 
वा विकल्पेन नरो वा] बन्दर, लंगूर । सम० अक्ष 
जंगली बकरा,--आबातः लोप्र नामक वक्ष - इन्द्र 
सु्रीव या हनुमान्‌, - प्रियः खिरनी (क्षीरिन ) का पेड़ । 

वानलः [वानं बनभावं निविडतां लाति - ला+-क]| तुलसी 
का पौधा (काली तुलसी ) । 

बानस्पत्य: [वनस्पति+ष्यञा] वह वृक्ष जिसका फल 
उसकी मंजरी से उत्पन्न होता हैं, उदा० आम का पेड़ । 

बाना [| वान-टाप | बटर, लवा । 

वानायः [ >तवनाय: पृषो०] भारत के उत्तर-पश्चिम 
स्थित देश । सम०--जः वनाय घोड़ा अर्थात्‌ वनाय 
देश में उत्पन्न घोड़ा । 


बानोरः [वन्‌---ईरन्‌--अण्‌ | एक प्रकार का बेंत-स्मरामि 
वानी रगृहेष॒ सुप्त: --रघु० १३।३५, मेघ० ४१, मा० 
९।१५, रघृ० १३।३०, १६।२१९ ! 

बानीरकः [वानीर--कन्‌] मूंज नामक घास, एक प्रकार 
का नड़ । 

बानेयम [वन--ढञ | एक सुगंधित घास, मोथा । 

बांतम (भू० क० कृ०) [वम्‌-+क्‍त| 4. क़ की गईं, थूका 
गया 2. उगला गया, प्रक्षिप्त, उंडला हुआ। सम० 
--अदः कुत्ता । 

वांतिः (स्त्री० )|वम्‌--क्तिन्‌ | . वमन 2. प्रक्षेप, उगाल । 
सम० --क्ृत्‌, - द वमन कराने वाला । 

बान्या [वन-यत्‌--ठदाष |] उपवनों या जंगलों का समह । 

बापः [वप्‌+-घञ ] 4. बीज बोना 2. बनना 3. क्षौरकम्म 
करना, बाल मूंडना - मनु० ११।१०८ । सम ०---दण्ड 
जुलाहे का करघा । 


2. (हवा से ) 


वामन (वि०) [ वम--णिचु-ल्यूट ] . 


वापनम [वप्‌+-णिच--ल्‍ल्यट | 4. ब॒वाना 2. मंडन, क्षौर । 

बापति (भू० क० कृ०) [वप्‌--णिच्‌ --क्त | 4. बोया हुआ 
2. मंडा हुआ । 

बापिः,-पी (स्ज्ञी०) | वप्‌--इञा वा छीप | कुआँ, बावड़ी 
पानी का ।वस्तत आयताकार जलाशय --वापी 
चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा--मेघ० ७६ । 
सम०--ह चातक पक्षी । 


बास (वि०) [ वम--ण, अथवा वा-- मन | बायाँ (विप० 
दायाँ) विलोचनं दक्षिणमंजनन संभाव्य तद्वंचितवाम- 
तेत्रा-रघु० ७।८, मेघ० ७८, ९६ 2. बाईं ओर स्थित 
या विद्यमान-वामश्चायं नदति मघुरं चातकस्ते सम्रंघ 
-मेघ० ९ (वामेन क्रिया विशेषण के रूप में इसी अथ 
को प्रकट करता ह उदा० वामेनात्र बटठस्तमष्व- 
गजनः स्वात्मना सेवते काव्य० १०) 3. (क) 
उलटा, विरुद्ध, विरोधी, विपरीत, प्रतिकल--- तदहो 
कामस्य वामा गति: गीत० १२. मा० ९८, भद्ठधि० 
६।१७, (ख) विरुद्ध-काय करंन वाला, विपरीत प्रकृति 
का,- श० ४१८, (ग) कुटिल, वत्रप्रकृति, दुराग्रहीं 
हठी,--श० ६ 4. दुष्ट, दुर्वत्त, अधम, नीच, कमीना 
कि० ११।२४ 5. प्रिय, सुन्दर, लावण्यमय जंसा कि 
वामलोचना , - भः 4. सजीव प्राणी, जन्तु 2. शिव 
3. प्रेम का देवता, कामदेव 4. सांप 5. औडी, ऐन 
स्‍त्री की छाती,--मम घनदोलत, जायदाद । सम० 
--आचारः,--मागः तांतिक मत में प्रतिपादित अन- 
प्ठानपद्धति, - आवतेंः शंख जिसका घ॒माव दाईं ओर से 
बाई ओर को गया हो,--उरु, (स्त्री०) सुंदर 
जंघाओं वाली स्त्री, -दृश (स्त्री) (मनीहर आँखों से 
युक्त ) स्त्री,--देवः 4. एक मुनि का नाम 2. शिव का 
नाम,--लोचना मनोहर आँखोंवाली स्त्री-विरूपाक्षस्य 
जयिनीस्ता: स्तुवे वामलोचनाः--काव्य० १०, रघु० 
१९।१३, - शील (वि०) कुटिलया वबतक्र प्रकृति का 
(लः) कामदेव का विशेषण । 
बामक (वि०) | वाम-+कन्‌ ] . बायाँ 2. विपरीत, 
विरुद्ध मा० १।८ (यहाँ दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं) । 
(क) कद में 
छोटा, ठिंगना, बौना - छलवामनम्‌--शि० १३॥१२ 
(ख) (अतः) स्वल्प, हस्व, थोड़ा, लंबाई में कम-- 
वामना चिरिव दीपभाजनम्‌---रघु० १९।५१, कथ कर्थ॑ 
तानि (दिनानि) व वामनानि-ने ० २२।५७ 2. विनत, 
नम्न--शि० १३॥१२ 3. दृष्ट, नीच, ओछा,--नः 
. बौना, ठिंगना--प्रांशुलभ्य फले लोभादुदबाहुरिव 
कामन: रघृ० १।३, १०।६० 2. विष्ण का पाँचवां 
अवतार जब उन्होंने बलि राक्षस को विनम्र करने के 
लिए बोने के रूप में जन्म लिया, (दे० बलि )-छलयति 
विक्रमणे बलिमद्भुतववामन पदनखनीरजनितजनपावन 


हा 


( ९१८ ) 


केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे--गीत० १ 
3. दक्षिण दिशा का दिक्‌पाल हाथी 4. पाणिनि के 
सूत्रों पर काशिकावृत्ति नामक भाष्य के प्रणेता 
5. अंकोट नामक वृक्ष । सप्र०- आकृति (वि०) 
ठिगना, - पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक पुराण । 

वासनिका [ वामनी -- कन्‌ +-टाप्‌, हृस्वः | ठिगनी स्त्री । 

वासनो | वामन-+-डीष्‌ | ॥. बौनी स्त्री 2. घोड़ी 3. एक 
सत्रीविशेष । 

वामलू्र: | वाम--ल-|- रक | बांवी, दीमकों द्वारा बनाया 
गया मिट्टी का ढेर । 

वामा [ वामति सौन्दयंम्‌ू--वम्‌ --अण्‌ -|-ठटाप्‌ ] . स्त्री 
2. मनोहारिणी स्त्री--भामि० ४॥३९, ४२ 3. गौरी 
4. लक्ष्मी 5. सरस्वती । 

वामिल (वि०) [ वाम--इलच्‌ ] /. सुन्दर, मनोहर 
2. घमंडी, अहंकारी 3. चालाक, कपटपूर्ण । 


रघृ० ५।३२ 2. गधी 3. हथिनी 4. गीदड़ी । 

बायः | वे+-घर्नं ] वुनना, सीना । सम०-दंडः जुलाहे का 
करघा । 

बायकः [वे-|-ण्वुल | . जुलाहा 2. ढेर, समुच्चय, संग्रह । 

वायनम्‌, वायनकम्‌ [वे--णिच्‌--ल्यूट, वायन--कन्‌] 
नवेद्य, उत्सव के अवसर पर किसी देवता या ब्राह्मण 

को दिया गया मभिष्टान्न, उपवास रखना आदि । 

वायव (वि०) (६ स्त्री०-वी ) [वायु--अण्‌] वाय्‌ से 
संबद्ध या प्राप्त 2. हवाई । 

वायवीय, वायव्य (वि०) [वाय्‌-+छ, यत्‌ वा] हवा से 
सम्बन्ध रखने वाला, हवाई। सम०--पुराणम्‌ एक 
पुराण का नाम । 

वायसः [वयोजञ्सच्‌ णित्‌| 4. कौवा--बलिमिव' परिभोक्‍तु 
वायसास्तक यन्ति---मृच्छ ० १०।३ 2. सुगन्धित अगर 
की लकड़ी, अगुरुकाष्ठ 3. तारपीन । सम०-अराति:, 
“अरिः उल्लू --आह्वा एक प्रकार भक्ष्य शाक,-इक्षुः 
एक प्रकार का लम्बा घास । 

वायु: [वा उण्‌ युक्‌ च] . हवा, पवन--वायूविधृनयति 

. चम्पकपुष्परेणून्‌---कवि० (इसकी उत्पत्ति के लिए 
दे० मनु० १॥७६--सात पवनमार्ग है--आवह: प्रवह- 
इचव संवहदचोह्वहस्तथा, विवहाख्य: परिवह: परावह 
इति क्रमात्‌) 2. वायदेवता, पवनदेवता 3. जीवन 
के लिए महत्त्वपूर्ण पांच प्रकार का वाय गिनाया गया 
हैं -प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 4. वात- 
प्रकोप, वातरोग में ग्रस्तता। सम०--आस्पदम्‌ 
आकाश, अन्तरिक्ष,--केतुः ध्ूल,-- कोण: पदिचमोत्तरी 
कोना,--गण्ड:ः अफारा (ज्ञों अनपच के कारण हुआ 
हो ),--गुल्मः . आंधी, तूफान 2. भंवर,--गोचर: 


वासी | वाम-डीष्‌ | !. घोड़ी-अथोष्ट्रवामीशतवाहिताथ॑ द 


जिसे अफारा हो गया हो 2. गठिया रोग से ग्रस्त, 
“जातः,-- तनयः, - -तन्दनः, पुत्र:,--सुतः,-- सून्‌ः 
हनुमान्‌ या भीम के विशेषण,-- दारु: बादलू,---निघ्न 
(वि०) वात प्रकोप से पीड़ित सनकी, पागल, उन्मत्त, 
-पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक,--फलम्‌ ].ओला 
2. इन्द्रधनुष,--भ्रक्ष,,--भक्षणः,-- भुज्‌ (पुं०)१. जो 
केवल वायू पीकर रहे, सन्‍्यासी 2. साँप-तु ० पवना- 
शनः,- रोषा रात्रि,--रुग्ण (वि०) वायुप्रकोप के 
कारण अस्वस्थ--रघु ० ९।६३,--वत्मन्‌ (पुं ०, नपुं ० ) 
आकाश, अन्तरिक्ष, -बाह: धूआं,--वाहिनी शिरा, 
धमनी, शरीर की नाडी, - वेग,--सम (व०) पवन 
की भांति तेज,--सखः,--सखिः (पुं०) आग । 

बार्‌ (नपुं०) [व्‌+णिच्‌--क्विप| जल---भामि० १।३०। 
सम०--आसनम्‌ जलाशय,--किटि: (वा: किटिः) 
सूंस, - चःहं सिनी या हंस--दः बादलू,-- दरम्‌ . जल 
2. रेशम 3. भाषण 4. आम का बीज 5. घोड़े के 
गरदन. की भौंरी 6. शंख,--धथिः समुद्र, भवम्‌ एक 
प्रकार का नमक,-- पुष्पम्‌ *( वा: पुष्पम) लछोंग,-भदः 
मगरमच्छ, घड़ियाल,--मुच्‌ (पुं०) बादल, - राशिः 
समुद्र,  बटः किहती, नाव,-- सदनम्‌ (वा: सदनम्‌ ) 
जलाशय, टकी,-- स्थ (वि०) (वाः स्थान) जल में 
विद्यमान । 


बारः [व्‌ृ+घझा_] !. आवरण, चादर 2. समुदाय, बड़ी 
संख्या - जैसा कि वारयवति' में 3. ढेर, परिमाण 
4. रेवड़, लहंडा शि० १८।५६ 5. सप्ताह का एक 
दिन यथा बुधवार, शनिवार 6. समय, बारी-- शश- 
कस्य वार: समायात:--पंच० १, रघृु० १९।१८, 
अंग्रेजी के 'टाइम्ज--]"7708 शब्द की भांति बहुधा 
ब० व० में प्रयुक्त, बहुवारान बहुत बार, कतिवारान्‌ 
कितनी बार) 7. अवसर, मौका 8. दरवाजा, फाटक 
9. नदी का सामने का तट 0. शिव,--रम्‌ . मदिरा- 
पात्र 2. जलौघ, जल का ढेर । सम०--अंगना-नःरी, 
- --युवति (क्त्री०),-- योषित्‌ (स्त्री० ),-- बनिता, 


“ विलासिरी,--- सुन्दयी,--स्त्री गणिका, बाजारु 
स्‍त्री, वेश्या, पतुरिया, रण्डी--रत्तन० १२६, 
श्रगार० १६,--कौरः: 7. पत्नी का भाई, साला 


(त्रिका० के अनुसार) 2. वडवाख्नि 3. कंघी 4. ज॑ 
5. युद्ध का घोड़ा (यह अर्थ मेदिनीकोश में दिये हुए 
हैं) - बु (ब) षा केले का वक्ष,--मुख्या प्रधान वेश्या 
“वा (बा) ण:,-- णम कवच, जिरह बख्तर--रघु० 
४८४, --वाणिः 4. बांसुरिया, मुरली बजाने वाला 
2. वादित्र-कुशल 3. वर्ष 4. न्यायाधीश, (--णिः) 
वेश्या, - बाणो वेश्या, - सेवा . वेश्यावृत्ति, रंडी का 
व्यवसाय 2. वेश्याओं का समुदाय । 


पवन का परास,---प्रस्त (वि०) !. वातरोग में ग्रस्त, | बारक (वि०) [ व-+णिच्‌-- ण्वुल ] रुकावट डालने 


( ९१९ ' ) 


वाला, विरोध करने वाला,--कः 4. एक प्रकार का 
घोड़ा 2. सामान्य घोड़ा 3. घोड़े का कदम, - कम 
. पीड़ा होने का स्थान 2. एक प्रकार का सुगन्ध 
द्रग्य, ह्लीवेर । 

वारकिन (पुं०) [| वारक--इनि | . विरोधी, शत्र 
2. समद्र 3. शुभ लक्षणों से यक्त एक घोड़ा 4. वह 
संन्यासी जो केवल पत्ते खाकर रहता हैं । 


वारकः (पूं०) पक्षी । 

वारग: [ व + अंगच णित्‌ |] किसी चाक का दस्ता या 
तलवार की मठ । 

वारटम | व-+-णिच्‌ -|-अटच |] . खेत 2. खेतों का समह, 
>>टा हंसिनी । 

वारण (वि०) (स्त्री०--णी) [ व+णिच्‌+ल्यट | 


हटाने वाला, मकाबला करने वाला, विरोध करने 
वाला,--णम्‌ हटाना, रोकना, अड़चन डालना>-न 
भवति बिसतंतुर्वारणं वारणानाम्‌ - भतं० २।१७ 
2. रुकावट, विध्न 3. मुकाबला, विरोध 4. प्रतिरक्षा, 
संरक्षा, प्ररक्षा,--णः . हाथी--न भवति बिसतंतुर्वा 
रण वारणानाम्‌--भतृ ० २।१७, कु० ५७०, रघ्‌० 
१२।९३, शि० १८।५६ 2. कवच, जिरहबख्तर । सम० 
--बुषा,--सा, - वबल्‍्लभा केले का वक्ष.--साह्ययम 
हस्तिनापुर का नाम । 

वारणसी दे० “'वाराणसी' 

वारणावत (पुं०, नपुं०) एक नगर का नाम । 
वारत्रम्‌ [ वरत्रा--अण्‌ ] चमड़े का तस्मा । 


वारंबारम्‌ (अव्य०) [ व्‌+णम्‌ल, दित्वम्‌ ] प्रायः, बहुधा 
बार बार, फिर फिर --वारंवारं तिरयति दुशोरुदगर्म 
वाष्पपूर: --मा० १।३५ । 

बारला [ वार--ला-+-क-+टाप ] 4. बरं, भिड़ 2. हंसिनी, 
तु० बरटा' । 

वाराणसी | वरणा च असी च तयोः नद्योरद्रे भवा इत्यर्थे 
अण्‌+डीपू, पृषो० साध: |] बनारस का पावन 
नेंगर । 

वारांनिधिः [ वाराँ जलानां निधि:, षष्ठयलक्‌ स॒० |] 
समुद्र । 

वाराह (वि०) (स्त्री० -ही) [ वराह-- अण्‌ | शूकर से 

सम्बद्ध, - मुद्रा० ८।१९, याज्ञ० १।२५९, - हूं: ॥. 

शूकर 2. एक प्रकार का वक्ष । सम० -कल्प: वर्ते- 

मान कल्प (जिसमें हम रह रहे हैं) का नाम, 
पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक । 

वाराही | वाराह-+-डीप | ।. शकरी 2. पथ्वी 3. 'वराह 
के रूप में विष्ण भगवान की शक्ति 4. माप । सम० 
-कंदः महाकंद, गेंठी । 

वारि (नपृ०) | व्‌+इजा ] .जल - यथा खनन खनि- 
त्रण नरो वायधिगच्छति --सुभा० 2. तरल पदार्थ 


एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, हक्ीवेर, ---रिः,--रो 

(स्त्री० ) . हाथी को बांधने का तस्मा -वारी घार 
सस्मरे वारणानाम्‌ -शि० १८५६, रघृ० ५॥४५ 
2. हाथो को बांधने का रस्सा 3. हाथियों को पकड़ने 
का गड़्ढा या पिंजरा 4. बंदी, क़दी 5. जलपात्र 
6. सरस्वती का नाम | सम०-ईशः समृद्र, -- उद्धव 
कमल, - ओकः जोक, --कपरः एक प्रकार की मछली 
इलीश,---कुब्जकः सिघाड़ा, श्ुंगाटक का पौधा-क़िमो 
जोंक,-- चत्वरः जलाशय,---चर (वि०) जलूचर (-रः) 
43. मछली 2. कोई जलजन्तु - ज (वि०) जल में 
उत्पन्न, (जः) 4. कमल--शि० १५।॥७२ 2. कोई भी 
द्विकोषीय (जम) . कमरू--शि० ४।६६ 2. एक 
प्रकार का नमक 3. एक प्रकार का पौधा, गोरसुवर्ण 
4. लोग, तस्कर: बादल,--त्रा छतरी, - दः बादल 
-वितर वारिद वारि दवातुरे--सुभा ०, भामि० १३०. 
(दम) एक प्रकार का गन्धद्रव्य,--ब्रः चातक पक्षी, 
->-घरः बादर-नतववारिघरोदयादहोभिभवितव्यं च 
निरातपत्व रम्ये:--विक्रम ० ४।३, -- घारा बृष्टि की 
बीछार,---धिः समद्र--वारिधिसुतामद्ष्णां दिदक्ष: शत 
“गीत० १२,-- नाथः 4. समुद्र 2. वरुण का विशेषण 
3. बादल,---निधिः समद्र,--पथः,-थम्‌ 'समद्र यात्रा 
जलगयात्रा,-- प्रवाहः झरना, जलप्रताप,--मसिः,--मच, 
--रः बादल, - यंत्रम जलघटिका, रहट। मालवि० 
२।१३,--रथः डोंगी, नाव, घड़नई,--राशिः !. समद्र 
सरोवर, -- रुहम कमरू,--वासः कलाल, शराब बंचने 
वाला,--वाहः,-वाहनः: बादल, - श्ञः विष्ण का नाम, 
- संभवः . लोंग 2. अंजनविशेष 3. खस की सुग- 
न्धित जड़, उशीर। 

बारित (भू० क० क०) [वृ+णिच्‌ +-क्त | 
हुआ, मना किया हुआ, रोका हुआ 
प्ररक्षित । 

ब(रो दे० (स्त्री०-वारि) । 

वारीटः [वारी -|-इट्‌--क | हाथी । 

याद: [वारयति रिपून वृ+णिच्‌-- उण्‌ | विजयकुंजर, जंगी 
हाथी । 

वारुठः (पु०) अरथी, (वह टिकटी जिस पर शव रख कर 
इमशानभूमि में ले जाया जाता है) । 

यारुण (वि०) (स्त्री०-णी ) |वरुणस्येदम्‌ू-अण्‌ | . वरुण- 
संबंधी 2. वरुण को सादर समपित 3. वरुण को दिया 


4. हटाया 
प्रतिरक्षित, 


हुआ, --णः भारतवर्ष के नौ प्रभागों या खण्डों में से 
एक, -- णम्‌ पानी । 


वारुणि: [वरुण --इजा_] . अगस्त्य मुनि 2. भग । 

वारुणी |यारुण--डीप] ॥4. पश्चिम दिशा (वरुण के द्वारा 
अधिष्ठित दिशा ) 2. कोई मदिरा-पयोपि शॉंडिकीहस्ते 
वारुणीत्यभिघीयते--हि० २।११, पंच० १॥१७८ 


( ९२० ) 


(यहाँ दोनों अर्थ अभिप्रेत है)--कु० ४१२ 
शतभिषज नामक नक्षत्र 4, एक प्रकार का घास 

दब । सम० वल्‍लभः वरुण का विशेषण । 

बारंडः [व-+णिच्‌+ उंड] नाग जाति काए प्रधान, ड़ः, 
--डेस. त. आँख का मल या ढीड 2. कान का मर 
3 नाव में से पानी उलीच कर बाहर निकालने का 
बतेन । 

वारेन्द्री बंगाल के एक भाग का नाम, वर्तमान राजज्ञाही । 

वाक्षे (वि०) (स्त्री०-आक्षी) [वृक्ष+अण्‌] वृक्षों से युक्त 
-- क्षैम जंगल । 

याणिकः [वर्ण+ठज्म_] लिपिकार, लेखक । 

वार्ताकः, वार्ताकिः (स्त्री०) वार्ताकिन (पुं०) | वृत्‌ 

वार्ताकी (स्त्री ०) वारताकुः (पुं० +काकु 
अत्व वद्धिर्च, वार्ताक+इज्ण इनि वा, वृत्‌+-काकु, 
ईत्वं वद्धितच, वत्‌+काकु, वृद्धिः] बैंगन का पौधा । 


वातिका (स्त्री०) बटर, लवा । 

यात्ते (वि०) [व॒त्ति--अण] ॥. स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त 
2. हलका, कमज़ोर, सारहीन 3. व्यवसायी,--त्तम्‌ 
, कल्याण, अच्छा स्वस्थ्य--सवंत्र नो वात्त॑मवेहि 
राजन--रघ ० ५११३, १२॥७१, स पृष्ट: सवंतो वात्तें- 
माख्यद्राज्ञे न संततिम--१५।४१, शि० ३॥६८ 2 
कुशलता, दक्षता-अनुयुक्त इव स्ववात्त मुन्च:--कि० 
१३।३४ 3. भूसी, ब्रा । 

वार्ता [वात्तं +-टाप] 4. ठहरना, डट॑ रहना 2. समाचार 
खबर, गप्त बात, सागरिकायाः का वार्ता-रत्न०७० 
४ 3. आजीविका, वृत्ति 4. खेती, वश्य का व्यवसाय 
रघ० १६।२, सनु० १०।८०, याज्ञ ० १३१० 5 
बगन का पौधा | सम०--आरंभः व्यापारिक उपक्रम 
या व्यवसाय--वहः,--हरः . दूत 2. अंगराय, मोम- 
बत्ती आदि पदार्थ बेचने वाला,--ब॒क्तिः जो खेती के 
व्यवसाय से निर्वाह करे,--व्यतिकरः सामान्य 
विवरण । 


वार्तायन: [वार्त्तानामययनमनेन] समाचारवाहक, दूत, 
भे दिया, जासूस । 

वात्तिक (वि०) (स्त्री०--को) [वृत्ति+ठक्‌ |] 4. समा- 
चार संबन्धी 2. समाचार लाने वाला 3. व्याख्यात्मक, 
कोष सम्बन्धी ,--कः 4. दूत, भेदिया 2. किसान 
(वश्यवर्ण का व्यक्ति),--कम् एक व्याख्यापरक 
अतिरिक्त नियम जो उक्त, अनक्त, या किसी अधूरी 
बात की व्याख्या करता ह अथवा किसी छूटी हुईं 
बात को जोड़ देता हँ--उक्तानदुरुक्ताथं व्यक्ति 
(चिता ) कारि तु वात्तिकम्‌ (यह शब्द पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन द्वारा निर्मित व्याख्यापरक नियमों 
के लिए विशेषरूप से प्रयक्‍त होता ह) । 

वात्रेघध्च [वत्रहन--अण | अर्जन का नाम-कु० १५१ । 


वाद्ध कम [ वद्धानां समह: तस्थ भाव: कर्म वा व |] 
4. बढ़ापा--किभित्यपास्याभ रणानि यौवने धृत॑ं त्वया 
वाद्धकशोभि वल्‍्कलमू---कु० ५।४४, रघु ०, १।८ नें० 
१।७७ 2. बुढ़ापे की दुबंछता 3. बूढ़ों का समुदाय । 

वाढंक्यम [वाद्धक+ष्यज्ञ ] !. बढ़ापा 2. बढ़ापे को 
दुर्बलता । 

वाद्धुंषि:, वाद्र्धंधिक:, वादधंषिन [पुं०) [नज्न्वाद््धृंषिक 
पृषो ० कलोप:, वृद॒ध्यथ द्रव्य वद्धि;, तां प्रयच्छति 
वृद्धिवक्‌ वृघषि आदेश:, वाद्धुष-|-इनि] सूदखोर, 
ब्याज पर रुपया देने वाला । 

वाद्धुंष्यम [वाद्धंषि--ष्यञ्ज_] सूद, अत्यन्त ऊंचा सूद, 
हृद से ज्यादह ब्याज । 

वाध्रेम, वाप्नी [वाघ -|-अण, डीप वा] चमड़े का तस्मा । 

वाप्नोणसः [वार्ँश्रीव नासिका अस्य ब० स०, नासिकाया 
नसा देशः, णत्वम | गेंडा, दे० 'वाप्नीणस भी । 

वार्मंणम [वर्मनृ+अण्‌] कवच से सुसज्जित पुरुषों का 
समह । 

वार्यम. [व +ण्यत्‌] आशीर्वाद, वरदान (ब० व० ) सर्म्पत्ति, 
जायदाद । 

बावबंणा [ववंणा+अणु-+-टापू] नीले रंग की मकक्‍्खी । 

वार्ष (वि०) (स्त्री०-रषी) [वर्ष+-अण] ॥. वर्षा से 
संबंध रखने वाला 2. वापिक । 

वाधिक (वि०) ट(स्त्री०-की) [वर्ष+ठक्‌] ।. वर्षा 
संत्रंघधी वाषिकं संजहारेन्द्रो धनजँत्रं रघदंघौ--रघु० 
४१६ 2. सालाना, प्रतिवर्ष घटित होने वाला 3. 
एक वर्ष तक रहने वाला--मानुषाणां प्रमाण स्थादभु- 
क्तिवें दशवाषिकी, इसी प्रकार वाषिकमन्नम्‌-याज्ञ ० 
१।/१२४,--कम्त जड़ी बटी । 


वाफ्लिा [वार्जाता शिला, पषो० शस्य षः] ओला । 

वाष्णेय: [वष्णि--ढक्‌ ] . वृष्णि की सनन्‍्तान 2. विशेष 
रूप से कृष्ण 3. नर के सारथि का नाम । 

वाह, वाहेंद्रय, वाहंद्रथि, ) दे० बाहं, बाहूँद्रथ, बाहंद्रथि, 

वाहेस्पत, वाहेस्पत्य, बाहंस्‍्पत, बाहेस्पत्य, बाहिण, 

बाहिण, वाल, वालक | बाल, बालक । 

वालफ्िल्य दे० 'बालखिल्य । 

वालि: [वाले केशे जाते वाल--इच्ण ] प्रसिद्ध वानरराज 

बालि जो उसके छोट भाई सुग्रीव. की इच्छानूसार 

राम के द्वारा मारा गया । 

(वर्णन ऐसा मिलता हैं कि वानरराज वालि अत्यन्त 

बलवान था, कहते हैं कि उनसे रावण को जब वह 

उससे लड़ने गया, पकड़ कर अपनी काख म॑ रख 

लिया । जब वालि दुदुभि के भाई को मारने के 

लिए किष्किधापुरी से बाहर गया तो उसके भाई 

सुग्रीव ने वालि को यद्ध में मरा जान, उसका सिंहा- 

सन हथिया लिया । जिस समय वालि वापिस आया 


( ९२१ ) 


तो सुग्रीव को भाग कर ऋष्यम्‌क पर्वत पर शरण 
लेनी पड़ी । सुग्रीव की पत्नी तारा को वालि ने 
छीन लिया, परन्तु राम के द्वारा वालि का वध होने 
पर वह फिर सुग्रीव को मिल गई) । 

बालका [| वल-- उण्‌--कन्‌ --टाप्‌] . रेत, बजरी--अक्ृ- 
तज्ञस्योपकृतं वालुकास्विव मृत्रितम 2. चर्ण 3. कपूर, 
“-का,-को एक प्रकार की ककड़ी । सम०-आत्मिका 
दकरा । 

वालेय दे० बालेय । 

बालक (वि०) (स्त्री०-की) [वल्क--अण्‌] वक्षों की 
छाल से बना हुआ । 

वाल्कल (वि०) (स्त्री ०-ली) [वल्कल--अण्‌] वक्षों की 
छाल से बना हुआ,--लम्‌ बकक्‍कल की पोशाक,-- ली 
मदिरा, शराब । 

बाल्मीक:, वाल्मीकि: [वल्मीके भवः अण्‌ इज्ण वा] एक 
विख्यात मुनि तथा रामायण के प्रणेता का नाम 
(जन्म से यह ब्राह्मण था, परन्तु बचपन में मातापिता 
द्वारा परित्यक्त होने पर यह कुछ बवर पहाड़ियों को 
मिल गया जिन्होंने इसे चोरी करना सिखलाया। 
यह शीघ्र ही चौयकला में प्रवीण हो गया और कुछ 
वर्षो तक बटोहियों को मारने और लटमने का कार्य 
करता रहा। एक दिन उसे एक महामृनि मिला 
जिसको इसने मार डालने का भय दिखा कर कहा 
कि जो कुछ पास हैँ सब निकाल कर रख दो। 
परन्तु मूनि ने इसे कहा कि पहले घर जाकर अपनी 
पत्नी और बच्चों को पूछो कि क्या वह लोग तुम्हारे 
इस अनन्त अत्याचार व लृूटमार के जो तुम अब तक 
करते रहे हो, साझीदार.हैं। वह तुरन्त घर गया 
परन्तु उनको अनिच्छा को जानकर बड़ा उद्विग्न 
हुआ। तब मुनि ने उसे “मरा” 'मरा' (जो “राम' 
प्रतीप है) उच्चारण करने के लिए कहा और अन्‍्त- 
घान हो गया। यह लुटेरा इस शब्द का वर्षों जप 
करता रहा, यहां तक कि उसका शरीर दीमको द्वारा 
लाई गई मिट्टी से ढक गया । वही मनि फिर आया 
और उसने इसे बांबी से निकाला, वल्मीक (बांबी) 
से निकलने के कारण इसका नाम वाल्मीकि पड़ 
गया। यही बाद में बड़ा प्रसिद्ध मुनि हुआ। एक 
दिन जब कि वह स्नान कर रहा था, उसने क्रौंच 
पक्षी के जोड़े में से एक को बहेलिये द्वारा मरते हुए 
देख, इस पर इस ऋषि के मुख से उस दुष्ट बहे- 
लिये के लिए अनजान में कुछ अभिशाप के शब्द 


निकल गये जिन्होंने अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द में इलोक का रूप 


धारण किया। रचना की यह नई शैली थी। 


ब्रह्मा के आदेश से इसने 'रामायण” नामक प्रथम 
काव्य को रचना की । जब राम ने सीता का परि- 


११६ 


गन 


त्याग कर दिया तो इस ऋषि ने सीता को अपने 
आश्रम म॑ शरण दी, उसके दोनों पुत्रों का पालन 
पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी। बाद में इसने 
इनको राम के सुपुर्दे कर दिया । 

वाल्लम्यम्‌ | वललभ--घष्यञञ _] प्रिय होने का भाव, 
वल्लभता । ु 

वावदूक (वि० ) [पुनः पुनरतिशयन वा वदति-वद--यड, 
लुक, द्वित्वम्‌ू--वावद्‌ू--ऊकज्ण_] . बातूनी, मुखर 
2, वाकपट । 

बावय: [वय्‌-यडः, लुक, दित्वमू, अच्‌] एक प्रकार की 
तुलसी । 

बावुट: (पूं०) नाव, डोंगी । 

वावत्‌ (दिवा० आ० वावृत्यते ) 4. छांटना, पसन्द करना, 
चुनना, प्रेम करना - ततो वावृत्यमानासों रामशालूं 
न्यविक्षत भट्टि० ४॥२८ 2. सेवा करना । 

वावत्त (वि०) [ वावृत्‌--क्त ] छांटा गया, चुना गया, 
पसंद किया गया । 

बाद । (दिवा० आ० वाह्यते, वाशित) 7. दहाड़ना, 
ऋ्रदन करना, चीत्कार करना, चिल्लाना, हू हु करना, 
(पक्षियों का) गुनगुनाना, ध्वनि करना--(शिवा:) 
तां श्रिता: प्रतिभयं ववाशिरे--रघु० ११।६१, शि० 
१८।७५, ७६, भट्टि ० १४।१४, ७६ 2. बुलाना | 

वाशक [ वाश्‌-+-ण्वुल | दहाड़ने वाला, मुखर, निनादी। 

वाशकम्‌ [ वाश्‌--ल्यूट्‌ ] 4. दहाड़ना, चिघाड़ना, गुर्राना, 
आक्रोश करना 2. पक्षियों का चहचहाना, कुकना, 
( मक्खियों का) भिनभिनाना । 

वाशिः [ वाश--इञा |] अग्नि देवता, आग । 

वबाशितम्‌ [ वाश--क्त | पक्षियों का कलरव । 


वाशिता वासिता | वाशित+ ठटापू, वस-+-णिच्‌ -+-क्त +- 
टाप्‌ | . हथिनी -- अभ्यपद्यत स वाशितासखः: 
पुष्पिता: कमलिनीरिव हद्विप:--रधु० १९।११ 2. 
स्त्री । 

बाश्रः | वाश्‌--रक | दिन -- श्रम . आवास स्थान, घर 
2. चोराहा 3. गोबर । ि 

वाष्प:,  ष्पम्‌ दे० बाष्प । 

वास । (चुरा० उभ० वासयति--ते) ॥. सुगंधित करना, 
सुवासित करना, धूप देना, घूनी देना, खशबदार 
करना - वासिताननविशेषितगंधा--कि० ९।८०, 
प्रकटित पटवास्वासयन्‌ काननानि--गीत ० १, उत्तर० 
३।१६, रघु० ४७४, मेघ० २० ऋतु० ५५ 2. 
सिक्‍त करना, भिगोना 3. मसाहा डालना, मसाले- 
दार बनाना | 
॥ (दिवा० आ०) दे० वाश्‌ । 

वासः | वासू+घजा | [. सुगंघ्र 2. निवास, आवास-- 
वासो यस्य हरे: करे--भामि० १॥६३, रघ॒ु० १९।२, 


( ९२२ ) 


भग० १।४४ 3. आवास, रहना, घर 4. जगह, स्थित 
5, कपड़े, पोशाक | सम०--अ(आ ) गारः,- रस, 
--गृहम, वेश्मन्‌ (नपुं०) घर का आन्तरिक कक्ष, 
विशेषत: शयनागार- धर्मासनाद्विशति वासमहूं न रेन्द्र: 
--उत्तर० १।७, विक्रम० १,--कर्णी वह कमरा जहाँ 
सार्वेजनिक प्रदर्शन (नाच, कुश्ती, तथा अन्य प्रति- 
योगिताएँ) होते हैं, --तांबूलम अन्य सुगन्धित 
मसालों से युक्त पान, - भवनस्‌, -- सन्दिरम, सदनम्‌ 
निवासस्थान, घर,-- यष्टि: (स्त्री०) पक्षियों के बेंठने 
का डंडा, छतरी, अड्डा, वेणौ० २।१, मेघ० ७९, 
--योगः एक प्रकार का सुगन्धित चूर्ण, - सज्जा-- 
बासक सज्जा दे० । 

वासक (वि०) (स्त्री० का, --सिका) [ वास्‌ू+णिच्‌ -_ 
ण्वुल ] . सुगन्धित करने वाला, सुवासित करने 
वाला, घपाने वाला, घृष देने वाला 2. बसाने वाला, 
आवाद करने वाला, -कम्‌ वस्त्र, कपड़े। सम० 
-सज्जा - सज्जिका वह स्त्री जो अपने प्रेमी का 
स्‍्वार्गत, सत्कार करने के लिए अपने आपको वब्त्रा- 
लंकार से भूषित करती तथा घर को स्राफ्‌ सुथरा 
रखती है, विशेषत: उस समय जब कि प्रेमी का मिलन 
नियत किया हुआ हो; भावी नायिका, नायिका का 
भेद साहित्यदपणकार परिभाषा देता हैं: - कुरुते मंडन 
यस्या: (या तु) सज्जिते वासवेश्मनि, सा तु वासक- 
सज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा - १२०; भवति विल- 
बिनि विगलितलज्जा विलपति रोदिति वासकसज्जा 
>गीत० ६। 

वबासत: | वास--अतच्‌ | गधा । 

वासतेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ वसतये हित॑ साधुवा 
ढडा_ ] निवास करने के योग्य,--यी रात । 


बासनन्‌ [ वास-ल्‍्यट |] . सुगन्धित करना, सुवासित 
करना 2. घपाना 3. निवास करना, टिकना 4. 


आवासस्थान, निवासस्थान 5. कोई पात्र, आधार, द 


टोकरी, सन्‍दूक, बतेन आदि-नयाज्ञ" २६५, 
(वासन निक्षेपाधारभूतं॑ संपुटादिक समुद्र ग्रंथ्यादि- 
यतम्‌) 6. ज्ञान 7. वस्त्र, परिधान 8. गिलाफ, 
लिफाफा । 

बासना [वास |-णिच्‌--यच्‌-+-टाप्‌] . स्मृति में प्राप्त 
ज्ञान, तु० भावना 2. विशेषतः अपने पहले शुभाशुभ 
कर्मों का अनजाने में मन पर पड़ा हुआ संस्कार 
जिससे सुख या दुःख की उत्पत्ति होती है 3. उद्त्रेक्षा, 
कल्पना, विचार 4. मिथ्या विचार, अज्ञान 5. अभि- 
लाषा, इच्छा, रुचि--संसा रवासनाबद्ध श्ंखला--गीत ० 
३ 6. आदर, रुचि, सादर मान्यता -तेषां (पक्षिणां ) 
मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु-भामि० ४१७।॥ 

बासंत (वि०) (स्त्री०--ती) [वसन्त--अण्‌ | +. बसन्त 


कालीन, माघवी, बहार के लायक, बसत तु में उत्पन्न 
2, जीवन का बसन्‍्त, जवान 3. परिश्रमी, सावधान 
(कर्तव्यपालन में ),--तः 7. ऊँट 2. जवान हाथी 
3. कोई भी जवान जन्‍्तु 4. कोयलू 5. दक्षिणी पवन, 
मलय पहाड़ से चलने वाली हवा -तु० मलय समीर 
6. एक प्रकार का लोबिया 7. लंपट, दुराचारी,--तो 
8. एक प्रकार की चमेली (सुगंधित फूलों से लदी 
हुई) - वसन्‍्ते वासन्तीकुसुमसुकुमार रवयवे:--गीत ० १ 
2. बड़ी पीपल 3. जही का फूल 4 कामदेव के 
सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव--तु० 
वसंतोत्सव । 


वासंतिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [वसन्त-ठक्‌। बसन्‍्त 


ऋतु से संबद्ध--कः 7. नाटक का विदृषक या 
हंसोकड़ा 2. अभिनेता । 


बासरः - रम्‌ [सुखं वासयति जनान्‌ वास्‌ --अर । (सप्ताह 


का) एक दिन । सम० - संगः प्रात: काल । 


बासव (वि०) (स्त्री० - वो) [वसुरेव स्वार्थे अणू, वसूनि 


सन्त्यस्य अण्‌ वा] इन्द्र सम्बन्धी - पांडतां वासवी 


 दिगयासीत्‌ृ-का०, वासवीनां चमूनाम्‌ -- मेघ० ४३, 


-- थः इन्द्र का नाम--कु० ३।२, रघु० ५१५ । सम० 
-- बत्ता !. सुबन्ध की एक रचता 2. कई कहानियों 
में वणित नायिका (इस स्त्री) का वर्णन भिन्न-भिन्न 
कवि विविध प्रकार से करते हैं। 'कथासरित्सागर 
के अनुसार वह उज्जयिनी के महाराजा चण्डमहासेन 
की पुत्री थी जिसका अपहरण वत्स के राजा उदयन ने 
किया था । श्रीहर्ष उसे प्रद्योत राजा की पुत्री बतलाते 
हैं (दे० रत्न० ११०) और मल्लि० को टीका के 
अनुसार--प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोथ्त्र जह्े 
-- वह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पूत्री थी। 
भवभति कहते हैं कि उसके पिता ने उसकी सगाई 
राजा संजय के साथ की थी, परन्तु उसने अपने 
आपको उदयन की सेवा में अपित किया (दे० मा० 
२) | परल्तु सुबन्धु की वासवदत्ता की वत्स को 
कहानी से कोई समानता नहीं । हाँ, उसका नाम 
अवद्य एक ही था | भवभूति के अनुसार उसके पिता 
ने उसकी सगाई पृष्पकेतु के साथ की थी, परन्तु 
कंदर्पकेतु उसे अपहत कर ले गया । यह संभव है कि 
'वासवदत्ता' नाम की कई नायिकाएँ हों) । 


वबासवो [वासव--डीप्‌] व्यास की माता का नाम | 
वासस (नपुं०) [वस्‌ आच्छादने असि णिच्व] वस्त्र, 


परिधान, कपड़े - वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गुह्लाति नरोअ्पराणि--भग० २।२२, क० 
७।९, मेघ० ५९ । 


वासिः (प०, स्त्री०) [वस्‌+-इच्ण_] बसूला, छोटी कुल्हाड़ी, 


छेनी,--सिः निवास, आवास । 


( ९२३ ) 


वासित (भू० क० कु०) [वास--क्त] १. सुवासित, या 
सुगन्धित 2. भिगोया, तर किया हुआ 3. मसालेदार, 
मसाला डाला गया 4. कपड़े पहने हुए, बत्त्रों से 
सज्जित 5. जनसंकुल, आबाद 6. विख्यात, प्रसिद्ध, 
तम्‌ [. पक्षियों का कलरव या कजना 2. ज्ञान 
-“-तु० वासना (२) । 

वासिता | वास--क्त--टाप्‌ ] दे० 'वाशिता' । 

वासि (शि) ८ठ (वि०) (स्त्री०--ष्ठी) [ वसि--शिष्ठ 
+अण्‌ | वशिष्ठ संबंधी, वशिष्ठ द्वारा रचित (बल्कि 
दृष्ट) जंसा कि ऋग्वेद का दसवाँ मण्डल,-ष्ठ: वह्षिष्ठ 
को सन्‍्तान । 

बासुः | सर्वोॉ5त्र वस॑ति-वस्‌--उण्‌ | १. आत्मा 2. विश्वा- 
त्मा, परमात्मा 3. विष्ण । 

बासुकिः, वासुकेयः | वसुक-- इज, ढझज वा] एक 

विर्यात नाग का नाम, नागराज (कहते हैं कि यह 

कश्यप का पुत्र था)--कु० २।३८, भग० १०२८ । 


बासुदेवः | वसुदेवस्यथापत्यम्‌ अण्‌ | . वसुदेव की संतान 
2. विशेष रूप से कृष्ण । 

धासुरा [ वस्‌ू|-उरण्‌--टठाप्‌ ] !. पृथ्वी 2. रात 3. स्त्री 
4. हथिनी । क्‍ 

वासू: (स्त्री०) [ वास--ऊ ] तरुणी कन्या, कुमारी, 
(मुख्यतः नाटकों में प्रयुक्त )--एषासि वासू शिरसि 
गृहीता--मृच्छ ० १४१, वासु प्रसीद--मृच्छ ० । 

वास्‍्त दे बास्त । के 

वास्तव (वि०) (स्त्री०--बी ) [ वस्तु--अण ]. असली, 
सच्चा, सारयुक्त 2. निर्धारित, निश्चित.--बम्‌ फोई 
भी निश्चित या निर्धारित बात । 

बास्तवा [ वास्तव-)- ठाप्‌ ] प्रभात, उषा । 

बास्तविक (वि०) (स्त्री ०--की) [ वस्तुतो निव॑त्तं ठक ] 
सच्चा, असली, सारगर्भित, यथार्थ विशुद्ध । 

वास्तिकम्‌ [ वस्त-|-ठक्‌ ] बकरो का समह । 


वास्तव्य (वि०) [ वस्‌--तव्यतू, णित्‌ |] . निवासी, 
वासी, रहने वाला-पुरेथस्य वास्तव्यकुटुंबितां ययु:-- 
शि० १।६६ 2. रहने के योग्य, वास करने के योग्य 
“ज्यः 4. आवासी, रहने वाला, निवासी--नानादि- 
गंतवास्तव्यों महाजनसमाज:-मा० १,-- व्यम !. रहने 
के योग्य स्थान, घर 2. वसति, निवासस्थान । 

वास्तु (पुं०, नपुं०) [ वस्‌--तुण ] !. घर बनाने की 
जगह, भवनभूखण्ड, जगह 2. घर, आवास, निवास 
भूमि,-रवेरविषये वास्तु कि न दीप: प्रकाशयेत-सुभा ० 
मनु ० ३८९। सम०-यागः घर की आधारशिला 
रखते समय किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान । 

वास्तेय (वि० ) (स्त्री०---यी ) | वस्ति-+- ढज्न |] . रहन 
के योग्य, निवास करने के योग्य 2. पेड़ संबंधी । 

वास्तोष्पतिः | वास्तो: पति:, नि० षष्ठया अलक्‌, पत्वम ] 


), एक वेदिक देवता (घर की आधारशिला की 
अधिष्ठात्री देवता मानी जाती हें) 2. इन्द्र का नाम । 

वास्त्र (वि०) | बस्त्र+-अण्‌ ] वस्त्र से निर्मित,-स्त्रः 
कपड़े से ढकी हुई गाड़ी । 

वास्प दे० बाष्प'। 

वास्पेयः | वास्पाय हित॑ वाष्प-|-ढक ] 'नागकेशर' नाम 
का वक्ष । 

वाह (भ्वा० आ० वाहते ) 
उद्योग करना । 

वाहु (वि०) [ वह +घछा |] घारण करने वाला, ले जाने 
वाला (समास के अन्त में) जंसा कि अंबवाह, और 
'तोयवाह में,--हः !. ले जाना, धारण करना 2. कुली 
3. खींचने वाला जानवर, वोझा ढोने वाला जानवर 
4. घोड़ा--रघु० ४॥५६, ५॥७७३ १४॥५२ 5. साँड 
“कु० ७।४९ 6. भेंसा 7. गाड़ी, यान 8. भूजा 9. वाय 
हवा 0. एक मापविशेष जो दस कुंभ या चार भार 
के तुल्य होती हैं - वाहो भारचतुष्टयं । सम०--द्विषत्‌ 
(पूं०) भेंसा,-- श्रेष्ठ: घोड़ा । 

बाहक: | वह +पण्वुल | . कुली 2. गड़वाला, गाड़ीवान्‌ 
चालक 3. घृड़ सवार । 

वाहनम्‌ [ वाहयति-वह +णिच्‌ -+ल्यूद | 7. धारण 
करना, ले जाना, ढोना 2. (घोड़े आदि को) हाँकना 
3. गाड़ी, किसी प्रकार को सवारी-मन्‌ ० ७।७५, 
न० २२।४५ 4. खींचने वाला या सवारी का जान- 
वर, जेसा कि घोड़ा--स दुष्प्रापयज्ञा: प्रापदाश्रमं 
श्रांताहन:--रघु० १४४८, ९।२५, ६० 5. हाथी । 

बाहसः [ न वहति नगच्छति, वह +-असच ] 4. पतनाला, 
जलमार्ग 2. बड़ा नाग, अजगर । 

बाहिकः [ वाह--ठक ] !. बड़ा ढोछ 2. बैलगाड़ी 
3. बोझ ढोने वाला | 

वाहितम्‌ | वह +णिच्‌--क्त |] भारी बोझ । 


वबाहित्यम्‌ [ वाहिन्‌-+स्था-+-क ] हाथी के मस्तक का 
ललाट से नीचे का भाग । 

वाहिनी [ वाहो अस्त्यस्याः इनि डीप्‌ | 27. सेना, 
“ अशिषं प्रययजे न वाहिनीमू--रघु० ११६, 
१३।६६ 2. अक्षोहिणी सेना जिसमें ८१ गजारोही, 
८१ रथारोही, २४३ अश्वारोही तथा ४०५ पदाति 
सम्मिलित हें 3. नदी । सम०--निवेद्ः सेना का 
पड़ाव, शिविर,--पतिः 7. सेनापति, सेनाध्यक्ष 
2. (नदियों का स्वामी ) समुद्र । 

वाहीक दे० 'बाहीक' । 


प्रयत्न करना, चेष्टा करना, 


वाहुक दे० 'बाहुक । 
वाह्मय दे० बाह्य । 
वाहिः (पुं०) एक देश का नाम, (आधुनिक बलख) । 


सम०--जः बलख देश का घोड़ा । 


(| ९२४ ) 


वबाहि (छ्ली) कः (पुं०) . एक देश का नाम (आधुनिक 
बलख ) 2. बलख देश का घोड़ा, बलख देश म पला 
तीड़ा,--कम्‌ 4. जाफरान, केसर 2. हींग । 
वि (अव्य०) [ वा+इण्‌, स च डित्‌ ]. धातु और 
संज्ञा शब्दों के पूर्व जुड़ कर इसका निम्नांकित अर्थ 
होता हँ:---(क) पृथककरण, वियोजन (एंक ओर 
अलग-अलग, दूर, परे आदि) यथा वियुज्‌, विह, 
विचल आदि (ख) किसी केम का उलट, यथा क्रो 
खरीदना, घिक्री बंचना, स्म॒याद करना किस्म भूल 
जाना (ग) प्रभाग यथा विभज्‌, विभाग (घ) विशि- 
ब्टता--यथा विशिष्‌ विशेष; विविच, विवेक 
(5) विभेदीकरण - व्यवच्छेद: (च) क्रम, व्यवस्था 
यथा विधा, विरच्‌ (छ) विरोध यथा विरुघृ्‌, विरोध ; 
अभाव यथा विनी, विनयन हल ) विचार, यथा 
विचर, विचार (झ) तीग्रता-विध्वंस 2. संज्ञा या 
विशेषण शब्दीं में (जो कि क्रिया से सट हुए न हों) 
जुड़कर “वि. निम्नांकित अथ प्रकट करता हूं 
(क) निर्षष या अभाव (एसी अवस्था में इसका 
प्रयोग अधिकतर उसी प्रकार होता हं जसे कि “अ 


या 'निर्‌' का, अर्थात्‌ इसके लूगने पर बहुब्नरीहि समास 


बनता हँे--विघवा, व्यसु: आदि (ख़) तीब्रता 

महत्ता - यथा विकराल (ग) वेविध्य-यथा विचित्र 

(घ) अन्तर-यथा विलक्षण (डो बहुविघतात-यथा 

विविध (च) . वपरीत्य, बिरोध --यथा विलोम 

(छ) परिवर्ततन--यथा विकार (ज) अनौचित्य 

यथा विजन्मन । 

थिः (पुं० स्त्री०) [ वा+इणू,स च डित ]॥. पक्षी 
2. घोड़ा । 

विज्ञ (वि०) (स्त्री०-शी) [ विशति-+डट, ते: लोप: | 
बीसवाँ, -- ह्वः बीसर्वा भाग । 

विशक (वि०) (स्त्री० तिलोप: ] 

बीस । 


) | विशति-+ ण्वन्‌ 
विद्वतिः (स्त्री०) [ हे दश परिमाणमस्य नि० सिद्धि: ] 
बीस, एक कोड़ी । सम० ईद, - ईशिन (पुं०) 
बीस गाँवों का शासक । 
विफम्‌ [ विगतं क॑ जल सुख वा यत्र ] ताज़ी ब्यायी 
गाय का दूघ । 
विफष्टक:,-तः | वि+कंक--अटनू, अतचू वा ] एक 
वृक्ष विशेष (जिसको लकड़ी से श्रवा बनते हैं) 
११२५ | 
विफच (वि ) [विकक-|- अच्‌] 4. खिला हुआ, फला 
हुआ, खुला हुआ, (जसा कि कमल आदि)-विकचकि- 
शकसंहतिरुच्चक:-शि ६१२१, रघ० ९॥३७ 2. फेलाया 
हुआ, बखेरा हुआ--भाभि० १।३ 3. बालों से शून्य 
-चः !. बोद्धसाघु 2. केतु । 


के शक 


विकट (वि०) [वि+कटच्‌] . विकराल, कुरूप 2. (क) 
दु्धध, मयानक, भीषण डरावना--पृथुललाटतटघटित 
विकट भ्रकुटिनां--वेणी०ण्शविघुमिव-विकटविधुंतुद- 
दंतदलनगलितामृतघा रम-गीत ० ४ (ख) दारुण, 
खंखार, बबर 3. बड़ा, विस्तृत, विशाल, प्रशस्त 
व्यापक -जुम्भाविडस्बिविकटोदरमस्तु चापम-उत्तर ० 
४२९, आवरिष्ट बिकटेन विवोढवेक्षसव कुचमण्डल- 

मन्‍्या--शि० १०५४२, १३।१०, मा० ७ 4. घमंडी 
अभिमानी --विकट परिक्रामति --उत्तर ० ६, महावीर ० 
६।२३२ 5. सुन्दर--म्‌ुच्छ० २ 6. त्योरी चढ़ाय हुए 
7. गृढ़ 8. शक्‍ल बदले हुए,--ठटम फोड़ा, अबंद या 
रसौलो । 

विकत्यन (वि--कत्थ--ल्यट] . शेखी बघारने वाला 
डींग मारन वाला, आत्मशलाघा करने वाला, अपनी 
प्रशंसा करते वाला-विद्वांसोअ्प्यविकत्थना भवंति 
मद्रा० ३, रघृ० १४॥७३ 2. व्यंग्योक्ति पूर्वक प्रशंसा 
करने वाला,-नसम्‌ . दर्पोक्ति, धौंस जमाना 2. व्याजो- 
क्ति, मिथ्या प्रशंसा । 

विकत्था [वि-+कत्य -- अच्‌-|-टाप्‌] शोखी बघारना, डींग, 
आत्मश्लाघा, दर्पोक्ति 2. प्रशंसा 3. मिथ्या श्रशंसा, 
व्यंग्योक्ति । 

विकम्प (वि०) [विशेषेण कम्पो यस्य-प्रा० ब०] 4. दीघ॑ 
निःश्वास लेने वाला 2. अस्थिर, चंचल | 

घिकरः: [विकीयंते हस्तपादादिकमनेन-वि-कृ-- भप्‌ | 
बीमारी, रोग । 

विफरण: [वि-+ कू- ल्युद] क्रियारूपरचनापरक निविष्ट 
जोड़ (अनषंगी ), क्रिया के रूपों की रचना के समय 
धातु और लकार के प्रत्ययों के बीच में रक्खा जाने 
वाला गणदय्ोतक चिह्न 

बविकराल (वि०) [विशेषेण कराल: प्रा० स०] अत्यंत 
डरावना या भयातक, भयपूर्ण । 

विफर्ण: [विशिष्टो कणों यस्य प्रा० ब०] एक कुरुवंशी 
राजकुमार का नाम --भग० १।८ । 

विक्तेन: [विशेषण कतेन॑ यस्य प्रा० ब०] . सूय--उत्तर० 
५ 2. मदार का पौधा 3. वह पुत्र जिसने अपने पिता 
का राज्य छीन लिया हो ॥। 

विकसेन्‌ (वि) [विरुद्ध कर्म यस्य प्रा० ब०] अनचित 
रीति से का करन वाला, नपं० अवैध या प्रतिनिषिद्ध 
काय, पापकर्मे---भग० ४१७, मन० ९॥२२६। सम० 
-- क्रिया अवेध काये, अधामिक आचरण, 
(वि०) प्रतिषिद्ध कार्यों को करने वाला, दृव्यंसनों 
में ग्रस्त । 

विकर्ष: [वि--कृष-+घजा ] ॥. अलग-अलग रेखांकन 
करना, स्वतंत्र रूप से खींचना 2. तीर, बाण । 

विकषण: [वि--कष्‌-|- ल्युट] कामदेव के पाँच बाणों में 


( ९२५ ) 


से एक,--णम्‌ 4. रेखांकन, खींचना, अलग-अलग | 


खींचना 2. तिरछा फेकना । 

विकल (वि०) [विगत: कलो यत्र प्रा० ब०| 4. किसी 
भाग या अंग से वड्चित, सदोष, अघरा, अपाहज 
विकलांग --कूटकृद्विकलेन्द्रिया:---याज्ञ ," २।७०, मनु ० 
८।६६, उत्तर० ४।२४ 2. डरा हुआ, त्रस्त 3. शून्य 
विरहित--आररामाधिपतिविवेकविकला:---भामि० १। 
३१, मुच्छ० ५।४१ 4. विक्षुब्घ, कमज़ोर, उत्साह 
शून्य, हतोत्साह, म्लान, अवसन्न, स्फूतिहीन--किमिति 
विषीदर्सि रोदिषि विकला विहसति यूवतिसभा तव 
सकला--गीत ० ९, विरहेण विकलहृदया--भाममि० 
२७१, १६४, श्रुतियगले पिकरुतविकले--गीत ० 
१२, उत्तर ३३१, मा० ७॥१, ९॥१२ 8. मुर्माया 
हुआ, क्षीप । सम० -- अंग (वि०) अधिक या कम 
अंगों वाला,-- इन्द्रिय (वि०) जिसकी ज्ञानेन्द्रियाँ 
दृषित या विक्वत हैँ,--पाणिकः लला-लंगड़ा । 

विकला [विगतः कलो यस्या:-प्रा० ब०] कला का साठवाँ 
भाग । 

विकल्पः [वि--त्कूपू+-घज्म _] . सन्देह, अनिशर्चय, अनि- 
णेय, संकोच-तंतू सिषेवे नियोगेन स विकल्पपरा- 
ड्मुख:--रघु० १७।४९ 2. शंका, -मुद्रा० १ ३3. कूट- 
युक्ति, कला - मायाविकल्परचिते: - रघु० १३॥७५ 
4. वरणस्वतंत्रता, (व्या० में) वंकल्पिक 5. प्रकार 
भेद 6. अशद्धि, भूल, अज्ञान। सम०--उपहार 
वकल्पिक पुरस्कार, --जारूम जाल की तरह का अनि 
णंय, दुविधा । 

विकल्पनम [वि--क्लप्‌+-ल्यद| 7 
2. इच्छा की छट 3. अनिर्णय । 

विकल्मष (वि०) [विगतः कल्मषो यस्य प्रा० ब०] निष्पाप, 
कलंक रहित, निर्दोष । 

विकषा (सा) [वि+कष्‌ (स॒)--अच्‌-टापू| बंगाली 
मजीठ । 

विकसः [वि--कस्‌ --अच्‌] चन्द्रमा । 

विकसित (भू० क० कृ०) [वि+कस्‌ --कक्‍त] खिला हुआ, 
पूरा खुला हुआ या फला हुआ -भामि० १।१०० । 

विकस्व (हब) र (वि०) [विकस्‌--वरच | 4. खला हुआ 
फूला हुआ--कुशेशय रत्न जलाशयोषिता मृदा रमनन्‍्ते 
कलभा विकस्वरः --शि० ४।३३ 2. ऊँचे स्वर वाला 
(ध्वनि आदि ) जो स्पष्ठ सुनाई दे, उदडीयत वंकृता- 
त्करग्रहजादस्य विकस्वरस्वर:--नै ० २।५ । 

विकार: [वि-+-क-+घजा ] . रूप या प्रकृति का परि- 
वतन, रूपान्तरण, प्राकृतिक अवस्था से व्यत्यय, तु० 
विक्ृति 2. परिवर्तन, अदल-बदल, सुधार--पंच० 
१।४४ 3. बीमारी, रोग, व्याधि--विकारं खल 
परमाथतोज्ज्ञात्वाश्नारम्भ: प्रतीकारस्य--श० ४, कु० 


सन्देह में पड़ना 


२।३८ 4. मन या अभिप्राय का बदलना-मूछत्यमी 
विकारा: प्रायणेश्वयमत्तेब---श० ५।१९ 5. भावना, 
संवेग--उत्तर० १३५, ३॥२५, ३६ 6. विक्षोभ 
उत्तेजना, उद्दंग --कि० १७।२३ 7. विक्ृत रूप, आ- 
कुंचन (मखमद्रा, हावभाव आदि) प्रमथमंखविकार- 
हसियामास गृढ़म्--कु० ७॥९५ 8, (सांख्य० में) जो 
पूवद्नोत या प्रकृति से विकसित हो। सम०--हेतु 
प्रलोभत, फुसलाना, उद्ंग का कारण--विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं घीरा:--कु० 
१।५९ | 

विकारित (वि०) [वि-+#-+पणिच्‌ -क्त | 
पथ भ्रष्ट, भ्रष्टाचारग्रस्त । 

विकारिन्‌ (वि०) [वि--क--णिनि] परिवतेंनशील, संवेग 
तथा अन्य संस्कारों को ग्रहण करने वाला,--- भ्रमति 
भुवने कंदर्पाज्ञा विकारि च योवनम्‌ू--मा० १।१७। 


विकालः, विकालकः [विरुद्ध: काल: प्रा० स०] संध्या, 
सांध्यकालीन झूटपुटा, दिन की समाप्ति । 
विकालिका [विज्ञात: कालो यया-प्रा० ब०| पानी में 
रक्‍खा हुआ छिद्रयक्त ताम्रकलश जो क्रमश: पानी 
भरने के द्वारा समय का अंकन करता हैं--तु० 
मानरन्ध्रा । 
विकाशः: [वि-+कश्‌-घऊ ] 4. प्रकटीकरण, . प्रदर्शन, 
दिखलावा 2. खिलना, फलना (इस अर्थ में प्राय 
विकाश लिखा जाता है )--कु० ३।२९ 3. खुला सीधा 
मार्ग --कि० १५।५२ 4. टंढा मार्म--कि० १५॥५२ 
हे, आनन्द--कि० १५।५२ 6. उत्सुकता, प्रबल 
उत्कंठा--शि० ९४१, (यहाँ इसका अर्थ खिलना 
भी है) 7. एकान्तवास, एकाकीपन, सुनापन । 


विकाशक (वि०) (स्त्रीं०--शिका) | वि--काश-ण्वल | 
. प्रदशन करने वाला 2. खोलने वाला । 

विकाशनम [| वि-+काश--ल्यट | 4. प्रकटीकरण, प्रदर्शन 
दिखावा 2. खिलना, (फूलों का) फलना । 

विकाशि (सि) न (वि०) (स्त्री०--नी) [वि-+काश्‌ | 
(स्‌)--णिनि| 4. दिखाई देने वाला, चमकने वाला 
2. फलने वाला, खलने वाला, खिलने वाला । 

विकास: [ वि+कस्‌--घजञ _] खिलना, फलना--दे ० ऊ० 
विकाश । 

विकासनम्‌ [ वि--कस -|-ल्यूट | फूलना, खुलना, खिलना | 

विकिरः [ वि--कु+-अप्‌ ] . बिखरा हुआ भाग या गिरा 
हुआ ननन्‍्हा टुकड़ा 2. जो फाड़ता या बखेरता हूं पक्षी 
-कंकोलीफलजग्धिमग्धविकिरव्याहारिणस्तदभवो भागा: 
“मा० ६।१९ 3. कआओ 4. वक्ष । 

विकिरणम [ वि+क-+ल्यूट | 4, बखेरना, इधर उधर 
फंकना छितराना 2. दूर-दूर तक फैलाना 3. फाड़ 
डालना 4. हिसा करना 5, ज्ञान । 


परिवरतित, 


( ९२६ ) 


बिकीर्ण (भू० क० कृ०) [ वि--क्‌--क्त ] . बखेरा हुआ 
छितराया हुआ 2. प्रसुत 3. विख्यात । सम०--केश 
--भर्धज (वि०) बालों को नोचने वाला, बालों को 
बिखेरन या उलझ-पुलझ करने वाला,--शम््‌ एक प्रकार 
की सगन्ध । 

विकृष्ठ: [ विगता कुंठा यस्य प्रा० ब० | विष्णु का स्वर्ग । 

विकुर्वबाण (वि०) [ वि+क्‌--झानच्‌ ] १. परिवर्तित होने 
वाला, या परिवर्तेन करने वाला 2. प्रसन्न, खश, हृष्ट । 

[ वि|-कस्‌ -- रक्‌, उत्वम्‌ | चन्द्रमा । 

विकजनम्‌ [| वि-+-कज --- ल्यूट ] !. गुदरगं करना, कलरव 
करना 2, (अंतर्डियों या नलों में ) गड़गुड़ाहट । 

विकणनम्‌ [| वि-|कण्‌--ल्यट | तिरछी चितवन, कटाक्ष । 

विकणिका | वि--कण्‌ +ण्वरू-|- टाप, इत्वम ] नाक । 

विकृत (भू० क० कृ० ] 4. परिवर्तित, बदला हुआ, सुधारा 
हुआ 2, रोगी, बीमार 3. क्षतविक्षत, विरूपित, जिसकी 
सूरत बिगड़ गई हो 4. अपूर्ण अधूरा 5. आवेशग्रस्त 
6. पराड्मख, ऊबा हुआ 7. बीभत्स 8. अनोखा 
असाधारण (दे० वि पूर्वक क),--तसम्‌ . परिवतंन, 
सुधार र भी बिगड़ जाना, बीमारी 3. अडृचि 
जगुप्सा 

विकृृतिः (स्त्री०)) [| वि--$#-+-क्तिन्‌ ] (अभिप्राय, मन, 
रूप आदि का) बदलना--चित्तविकृृतिः, अंगुलीयक 
सुवर्णस्य विक्रृति: 2. अस्वाभाविक, अचानक घटित 
गीने वाली परिस्थिति, दुर्घटना--मरणं प्रकृति 
शरीरिणां विक्ृतिर्जीवितम॒च्यते बुध::-रघु० ८॥८७ 


3, बीमारी 4. उत्तेजना, उद्बेग, क्रीोषप, रोष--कि० 
१३।५६, शि० १५।११, ४०, दे० विकार और 
विक्रिया' भी । 


विकृष्ट (भू० क० कृ०) [ वि--केष्‌-+-क्त | 4. अलूग- 
अलग घसीटा हुआ, इधर-उधर खींचा हुआ 2. आक्रृष्ट 
खींचा हुआ, किसी की ओर आक्ृष्ट 3. विस्तारित 
फैलाया हुआ 4. शब्दायमान (दे० वि पूर्वक कृष्‌ ) 

विकेश (वि०) (स्त्री० -ज्ञी) [ विकीर्णा: केशायस्य 
--प्रा०्व० [!: बिखरे वालों वाला 2. बिना बालों का 
गंजा (सिर), -शी !. ढोले बालों वाली स्त्री 2 
बालों के शून्य (गंजी) स्त्री 3. मींढी, या बाछों की 
छोटी छोटी लटों को मिला कर बनाई हुई चोटी 
बेणी । 

विकोश - वे (वि०) [ विगत: कोशो यस्य--प्रा० ब० ] 

बिना भूसी का 2. बिना म्यान का, बिना ढका 
हुआ--कि० १७।४५, रघु० ७।४८ | 

विक्कः [| विक्‌+क +-क ] तरुण हाथी। 

विक्रम: [ वि-+-क्रमू+-घरऊम , अच्‌ वा | 4. कदम, डग, 
पा --श० ७।६, तु० तअिविक्रम 2. कदम रखना 
चलना 3. पकड़ लेना, प्रभाव डाल लेना 4. वीरता 


शौय, नायक की बहादुरी,-- अनुत्सेक: खल विक्रमा 
लंकार:--विक्रम ० १, रघ० १२।८७, ९३ 5. उज्ज- 
यिनी के एक प्रसिद्ध राजा का नाम --दे० परि० 
२ 6. विष्ण का नाम। सम०--अकेः--आदित्य 
दे० विक्रम, --कर्मन (नपं ०) शरवीरता का काय, 
पराक्रम के करतब । 

विक्रमणम्‌ [ वि--क्रमू-ल्यूट्‌ ] (विष्ण का) एक डग-- 
छलयसि विक्रमणं बलिमदभतवामन--गीत० १। 

विक्रमित्‌ (बि०) [ वि+क्रमू+-णिनि ] पराक्रमी, श्र- 
वीर--पुं० . सिंह 2. नायक 3. विष्ण का विशेषण । 

विक्रय: [ वि--क्री-अच ] बिक्री, बेचना-- मन ० ३॥५४ । 
सम ०---अन॒शयः बिक्री का खण्डन करना,--पत्रम 
बिक्री का पत्र, बतामा । 

विक्रयिक:, विक्रयिन्‌ (पुं०) [ विक्री--इकन्‌, णिनिवा | 
व्यापारी, विक्रेता, बचत वाला । 


विक्रत्र: [ वि--कस्‌ --रक, अत्वं, रेफादेश: | चाँद । 

विक्रान्त (भू० क० कृ०) [ वि--क्रम्‌--क्त | 4. परे तक 
गया हुआ, डग॒ रक्‍खे हुए 2. शक्तिशाली, श्रवीर, 
बहादुर, पराक्रमी 3. विजयी, (अपने शात्रओं को) 
परास्त करने वाला,--तः 7. श्रवीर, यीद्धा 2. सिंह, 
-- तम 4. पद, डग 2. घोड़े की सरपट चाल 4. शूर- 
वीरता, बहादुरी, पराक्रम | 

बविक्रान्तिः (स्त्री०) [ वि--क्रम-|-क्तिनू | 2, कदम 
रखना, डग भरना 2. घोड़े की सरपट चाल 3, श्र- 
वीरता बहादुरी, पराक्रम । 

विक्रान्स (वि०) [ वि--क्रमू--तृच्‌ ] बहादुर, विजयी, 
पुं० सिह । 

विक्षिया [ वि--क#--शर--टाप्‌ ] 7. परिवतंन, सुधार 
बदलना--श्मश्रप्रवद्धिजनिताननविक्रियानू---रघु ० १३॥ 
७१, १०।१७ 2. विक्षोभ, उत्तेजना, उद्बेग, जोश 
आना--अथ तेन निगह्म विक्रियामभिशप्त: फलमेतद- 
न्वभूत्‌ -_कु० ४॥४१, ३॥३४ 3. क्रोध, गस्‍्सा, अप्रस- 
न्‍्नता--साधो: प्रकोपितस्यथापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ 
---सुभा०, लिगम्‌ द: संवतविक्रियास्ते--रघ्‌ृ० ७।३० 
4. उलट, अनिष्ट--कु० ६॥२९ (विक्रियाय-- वेक- 
ल्योत्पादनाय 'दोष--- मल्लि) 5. (मोजें इत्यादि) 
बनना, आकुंचन वा (भोंहों की) सिकृड़न--शअ्रविर्ि 
यायां विरतप्रसंगः - कु० ३।४७ 6. आकस्मिक 
आन्दोलन जसा कि “रोमविक्रिया' में --विक्रम० १। 
१२, 'रोमांच होना 7. अकस्मात्‌ रोगग्रस्तता, बीमारी 
8. उल्लंघन, (उचित कतेंव्य का ) बिगाड़ दैना, -- रघ ० 
१५।४८ । सम०-- उपसा दण्डी द्वारा वणित उपमा 
का एक भेद - दे० काव्य० २।४१ । 

विऋष्ट (भू० क० कृ० ) [ वि-)-क्रश+कक्‍्त ] 4. चीत्कार 

किया, चिल्याया 2. कठोर, क्र, निर्देय,--प्टम 


( ९२७ ) 


, सहायता प्राप्त करने के लिए ऋंदन करना, दुहाई 
देना 2. गाली । 

विकय (वि०) [वि-क्री--यत्‌ ] बेचने के योग्य, (कोई 
वस्तु) विक्री कर दी जाने के योग्य । 

विक्रोशनम [वि--क्रश्‌--ल्यूट| 4. चिल्लाना, चीत्कार 
करना 2. गाली देना । 

बिकक्‍्लव (वि०) |[वि+क्ल-अच] . भयभोत, भड़का 
हुआ, चौंका हुआ, त्रस्त --आचकांक्ष घनशब्दविक्लवा:- 
रघ० १९।३८, कु० ४॥११ 2. डरपोक -शि० ७।४२३, 
मेघ० ३७ 3. रोगग्रस्त, परास्त -+कि० १६ 6. 
बविक्ष॒ब्ध, उत्तेजित, घबराया हुआ, विह्वल -श७० 
३।२६ 5. दु:खी, कष्टग्रस्त, संतप्त--शि० १२॥६३, 
कु० ४।३९ 6. ऊबा हुआ, अरुचिवान्‌ --मृगयाविक्‍लवं 
चेत:--श० २ 7. हकलानेवाला, लड़खड़ानेवाला -- 
प्रस्थानविक्लवगते रवलंबनाथा -श० ५॥३ । 


विक्लिन्न (भ० क० कृ०) [वि--क्लिद--क्त ॥. अत्यंत 
गीला, पूरी तरह भीगा हुआ 2. मर्शाया हुआ, सूखा 
हुआ 3. पुराना । 

विक्लिष्ट (भू० क० क०) [वि-+-क्लिश --क्त| . अत्यंत 
कष्टग्रस्त, दुःखी 2. घायल, नष्ट किया हुआ, -ष्टम्‌ 
उच्चारण दोष । 

विक्षत (भू० क० क०) [वि-+-क्षण--क्त | फाड़ कर अलग 
अलग किया हुआ, घायऊू, चोट पहुंचाया हुआ, 
आघातग्रस्त । 

विक्षाव: | वि---क्ष--घञा_| . खांसी, छींक आता 2. घ्वति । 

विक्षिप्त (भू० क० कृ०) [वि-+छिप्‌--क्त] ।. बिखेरा 
हुआ, इधर उधर फेंका हुआ, छितराया हुआ, डाला 
हुआ 2. अलग करना, पदच्युत करना 3. भेजा गया, 
प्रेषित 4. भ्रान्त, व्याकुल, विक्ष॒ब्ध 5. निराकृत (दे० 
वि पू्वक क्षिप ) । 

विक्षीणक: (प०) 7. शिव के सेवकगण का मुखिया 
2. देवसभा । 

विक्षोरः |विशिष्टं विगत वा क्षीरं यस्य प्रा० ब०| मदार 
का पोधा । 

विक्षेप: [वि--छिप्‌--घञा ] ।, इधर-उधर फेंकना, वर्खेरना 
2. डालना, फंकना 3. कतेव्य निर्वाह करना (विप० 
संहार )--रघु० ५॥४५ 4. भेजना, प्रेषण 5. ध्यान 
हटाना, हड़बड़ी, व्याकुलता--मा ० १ 6. खठका, भय 
7. तक का निराकरण 8. ध्रुवीय अक्षरेखा । 

विक्षपणम्‌ [वि--क्षिपू-+ल्यूट | 4, फेंकना, डालना, निकाल 
बाहर करना 2. प्रेषण, भेजता 3. बखेरना, छितराना 
4. हड़बड़ी, व्याकुलता । 

विक्षोम: [वि--क्षुम+घजञा | 7. हिलाना, हलचल, 
आन्दोलन, वीचि” --रघु० १।४३ 2. मन की हलचल, 
ध्यान हटाना, खलबली 3. द्वन्द्द, संघर्ष । 


विख, विलु, विख्य, ? [विगता नासिका यस्य --व० स॒० 

विस, विख_, विग्न | नासिकायाः खु, रुूय, खू, खू , ग्र 
वा आदेश: | नासिका से रहित, बिना नाक । 

विखण्डित (भू० क० कृ०) [वि+खण्ड्‌--क्त | . टूटा 
हुआ, विभकत किया हुआ 2. दो खण्डों में किया हुआ । 

विशलानसः (पृं०) एक प्रकार का साधु। 

विखरः (पुं०) !. राक्षस, पिशाच 2. चोर । 

विर्यात (भू० क० कृ०) [वि+खरूया--क्‍क्त | !. प्रर्यात, 
विश्रुत, प्रसिद्ध, मशहूर 2. नामवर, नामधारी 3. 
स्वीकृत, माना हुआ । 

विख्याति: (स्त्री०) [वि--ख्या-क्तिन्‌] प्रसिद्धि, कौति, 
यश, नाम । क्‍ 

विगणनम्‌ [वि--गण्‌--ल्यूट] 4. गिनना, संगणन, हिसाब 
लगाना 2. विचारना, विचारविनिमय करना 3. ऋण 
का परिशोध करना । 

विगत (भू० क० ०) [वि+गम्‌--क्त] . जिसने प्रयाण 
कर लिया है, जो चला गया हूं, लुप्त 2. जो अलग किया 
गया है, वियक्‍त 3. मृतक 4. विरहित, शून्य, मुवत 
(समास में) विगतमद: 5. खोया हुआ 6. धुंधला, 
अस्पष्ट । सम०--आतेंवा वह स्त्री जिसे बच्चा होना 
(या रजोघर्म होना) बन्द हो चुका हो,--कल्मष 
(वि०) निष्पाप, पवित्र,--भो (वि०) निर्भय, निडर, 
>ज्लक्षण (वि०) भाग्यहीन, अशुभ।.. 

विगन्धकः [विरुद्ध: गंधो यस्य ब० स०] इंगुदी नाम का 
पेड़ । 

विगमः [वि--गम्‌--अप्‌ | ।. प्रस्थान करना, अन्‍्तर्धान, 
समाप्ति, अन्त -चारुनृत्यविगमे च॒ तन्मुखम्‌ -रघु ० 
१९।१५, ईतिविगम -मालवि० ५१२०, ऋतु० ६॥२२ 
2, परित्याग--करणविगमात्‌-मेघ ० ५५ ( देहत्यागात्‌ ) 
3. हानि, नाश 4. मृत्यु । 

विगरः (पूं०) 4. नग्न रहने वाला सन्यासी 2. पहाड 
3. वह पुरुष जिसने भोजन करना त्याग दिया हो । 

विगहंणम,-णा [वि-+गह -+ल्‍ल्यूट, स्त्रियां टाप| निन्दा, 
कलंक, भत्सना, अपशब्द -वेणी० ११२ । 

विगहित (भू० क० कृ०) [वि०+गहे--क्त] . निन्दित, 
फटकारा हुआ, गाली दिया हुआ 2. तिरस्कृत 3. दोषी 
ठहराया गया, बुरा भरा कहा गया, प्रतिषिद्ध 
4. नीच, दुष्ट 5. बरा, बदमाश । 

विगलित (भू० क० कृ०) [वि-+-गल--क्त| 4. बूंद बूंद 
चुआ हुआ, मन्द मन्द निःसृत 2. अन्तहित, गया हुआ 
3. अघः पतित 4. पिघला हुआ, घुला हुआ 5. तितर- 
बितर हुआ 6. ढीला किया हुआ, खोला हुआ -- 
विक्रम० ४।१० 7. खुला हुआ, बिखरा हुआ, अस्त- 
व्यस्त (बाल आदि) (दे० वि पूर्वक 'गल) । 

विगानम्‌ [विरुद्ध गातं प्रा० स०] . निन्‍्दा, भत्सना, मान- 


( ९२८ ) 


हानि, बदनामी 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरोध, 
असंगति (शांकरभाष्य में पौन:पुन्येन प्रयोग) । 
बसे [वि-|-गाह्‌ +घजञा_] ड्वकी लगाना, स्नान, 
गोता । 
विगीत (भू० क० कृ०) [वि+गै+क्त] ॥. निन्दित, 
बराभला कहा गया, डांठा फटकारा गया 2. विरोधी, 
असंगत । 
विगीतिः (स्त्री०) [वि--ग--क्तिन्‌] १. निन्‍्दा, बराभला 
कहना, शिड़कना 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरोघ । 
विगुण (वि०) [विगत: विपरीतो वा गृणो यस्य ब० स०] 
. गणों से शून्य, निकम्मा, ब्रा--भग० ३।३५, शि० 
९।१२, म॒द्रा० ६।११ 2. गुणों से हीन 3. बिना रस्सी 
का--मुद्रा० ७।११। 
विगड (भू० क० कृ०) [वि+गृह -+-क्त] 4. भेद, गुप्त, 
छिपा हुआ 2. निर्भत्सित, निन्दित । 
विगृहीत (भू० क० कृ०) [वि०-+-ग्रह +-क्‍्त] 4. विभकत, 
भग्न किया हुआ, विद्लिष्ट किया हुआ, (समास के 
रूप में) विघटित--विग्रह किया हुआ 2. पकडा हुआ 
3. मुकाबला किया गया, विरोध किया गया (दे० 
वि पूवेक ग्रह ) । - 
विग्नहः [वि०-|-ग्रह +-अप्‌] 4. फैलाव, विस्तार, प्रसार 
2. रूप, आकृति, शक्ल 3. दरीर--बत्रयी विग्रहवत्येव 
सममध्यात्मविद्यया--मालवि० १॥१४, गृढ विग्रह: -- 
रघु० ३॥३९, ९५५२, कि० ४॥११, १२४३ 
. 4. पृथक्करण, विधटन, विश्लेषण, वियोजन (यथा 
समास के घटक पदों को पृथक्‌ पृथक करना) वृत्त्यर्थ 
समासार्थ) बोधक वाक्य विग्रह: 5. कलह, शझ्वगडा, 
(बहुधा प्रणणयकलह ) विग्रह्माच्च शयने पराडम्‌खी- 
नॉनिनेतुमबलाः स तत्वरे--रघु ० ९३८, ९।४७, शि० 
११।३५ 6. संग्राम, शत्रुता, लडाई, यद्ध, (विप० 
संघि) नीति के छः गणों में से एक -दे० गुण 
7. अननुग्रह 8. भाग, अंश, प्रभाग । 
विघटनम्‌ [वि--घट -ल्यूट] अलूग-अलूग करना, बर्बादी, 
विनाश । 
विघटिका [विभकता घटिका यया-ब० स०] समय की 
माप, एक घड़ी का साठवां भाग, पल (या लगभग 
चोबीस सेकेण्ड के बराबर समय ) । 
विघटित (भू० क० कृ०) [वि--घट-+-क्त] 4. वियुक्त, 
अलग-अलग किया हुआ 2. विभक्‍त । 
विघटूनमू,--ना [वि०--घट् +ल्यूट| 4. प्रहार करना, 
टक्कर मारना 2. घिसना, रगड़ना 3. वियोजन, विगा- 
डुना, खोलना 5. ठेस का चाना, चोट पहुँचाना । 
विधद्धत (भू क० कृ०) [वि+घट्ट +कक्‍्त] 4. विभक्त 
284 , वियकत किया हुआ, अलूग-अलरंग किया 
हुआ, तितर-बितर किया हुआ-भतु्‌० ३॥५४ 2. खोला 


हुआ, ढीला किया हुआ, विवृत किया हुआ 3. रगड़ा 
हुआ, स्पर्श किया हुआ 4. हिलाया हुआ, बिलोया 
हुआ 5. चोट पहुचाया हुआ, आघात किया हुआ । 
विघनः [वि--हन्‌--अपू, घनादेशः] मोगरी, हथौड़ा । 
बविधसः [वि-+-अद्‌--अप घसादेश:] 4. आघा चर्वण किया 
हुआ ग्रास, भोज्य पदार्थ का अवशेष या जूठन-विघसो 
भक्तशेष॑ तु-मनु० ३।२८५, उत्तर० ५६, मा० ५।१४ 
2. भोजन,-- सम्‌ मोम । सम०--आझह - आशिन्‌ 
(पृं०) भुक्तशेष या चढ़ावे के जूठन को खाने वाला । 
विधातः [वि-हन+घजा_ ] .विनाश, हटाना, दूर करना- 
क्रिया दघानां मघवा विधातम्‌--कि० ३॥५२ 2. हत्या, 
वध 3. बाघा, रुकावट, विष्न--क्रिया विधाताय कर्थ 
प्रवतंसे---रघ्‌ू०_ ३।४४, अध्वरविघातशांतये-- ११।१ 
4. थप्पड़, प्रहार 5. परित्याग करना, छोड़ना । सम० 
--सिद्धि (स्त्री०) बाधाओं का दूर करना । 
825९५ भू० क० कृ) [वि-+-पूर्ण +क्त | लुढ़काया हुआ, 
, (आखें आदि) चारो ओर घुमाई हुई । 
विघृष्ठ (भू० क०कृ०) [वि-घृष्‌--कक्‍्त] !. अत्यंत 
रगड़ा हुआ, घिसा हुआ 2. पीडित । 
विध्न: (विरलूत: नपुं०) [वि+हन्‌ +क |] १. बाघा, हस्त- 
क्षेप, रुकावट, अड़चन--कुतो घमंक्रियाविध्न: सतां 
रक्षितरि त्यि--श० ५।१४, १३३२, कु० २।४० 
2. कठिनाई, कष्ट । सम०--ईदवः,--ईसानः,--- ईदवरः 
गणेश का विशेषण, “बाहनस्‌ चुहा,--कर,--कर्ते, 
कारिन (वि०) विरोध करने व.ला, अवरोध करने 
वाला--ध्वंसः,-- विधातः बाधाओं को दूर करना, 
--नायकः,--नाशकः,--नाशनः गणेश के विशेषण, 
--अतिक्रिया बाधाओं को दूर करना--रघु० १५॥३, 
--राज:,--विनायक:,--हारिनू_ (पुं०) गणेश के 
विशेषण,--सिद्धिः (स्त्री०) बाघाओं को दूर करना । 
विध्नित (वि०) [विधष्न---इतच्‌] बाघायुक्‍त, अड़चनों से 
भरा हुआ, अवरुद्ध, रुकावसहित । 
विडुखः (पुं०) घोड़े का खुर । 
विच (जहो० रुघा० उभ० वेवेक्ति, वेविक्ते, विनकित, 
विक्‍्ते, विक्‍त) 7. वियुक्‍त करना, विभक्‍त करना, 
अलग-अलग करना 2. विवेचन करना, विभेद करना, 
अन्तर पहचानना 3. वड्चित करना, हटाना (करण० 
के साथ )---भट्ठि १४।१०३, वि-५ . वियुकत का ; 
दूर करना -विविनच्मि दिवः सुरान्‌ू-भट्टि ६।३६ 
2. अन्तर पहचानना, विवेचन करना 3. निर्णय करना, 
निश्चय कर, निर्धारण करना--रे खलू तव खल 
चरितं विदृषामग्रे विविच्य वक्ष्यामि--भामि० १।१०८ 
4. वर्णन करना, बर्ताव करना 5. फाड़ देना । 
विचकिलः [विच--क, किल्‌--क, क० स०| एक प्रकार 
चमेली, मदन नामक वृक्ष । 


( ९२९ ) 


विचक्षण (वि०) [वि-+-चक्ष्‌--ल्यूट्‌ |] !. स्पष्टदर्शी 
दीघंदर्शी, सावधान 2. ब॒द्धिमान्‌, चतुर, विद्वान्‌ --रघु० 
५।१९ 3. विशज्ञेषज्ञ, कुशल, योग्य--रघु० १३।६९, 
--णः विद्वान पुरुष, बद्धिमान आदमी--न दत्वा 
कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षण:--मन ० ९॥७१ । 
विचक्षुस (वि०) [ विगतं विनष्टं वा चक्ष॒येस्प | अंधा 
दृष्टिहीन 2. व्याकुल, उदास । 
विचयः | वि-|-चि+-अप्‌ | . खोज, ढंढ़, तलाश---उत्त र ० 
१।२३ 2. छानबीन, तहकीकात । 
विचयनम | वि०-+चि-+ल्यूटू | खोजना, 
करना । 
विर्चाचका [ विशेषेण चव्यंते पाणिपादस्य त्वक विदाय॑ते5 
नया वि--च्च -+ण्वुल--टापू, इत्वम्‌ ] खुजली 
विसरपिका, खाज । 
विचचित (वि०) [वि--चर्च --+क्त | लेप किया हुआ 
मला हुआ, मालिश किया हुआ । 
विचल (वि०) [ वि+-चल-|-अच्‌ | !. इधर उघर घुृमन 
वाला, हिलते वाला, थरथराने वाला, लड़खड़ान 
वाला, चंचल 2. अभिमानी, घमंडी । 
विचलनम [ वि-+-चल-ल्यट | 4. स्पन्दन 2, व्यतिक्रम 
3. अस्थिरता, चंचलता 4. अभिमान | 
विचारः | वि--चर्‌--घञ_ ] . विमश, विनिमय, चितन, 
सोच--विचा रमार्गप्रहितिन. चेतसां--कु० ५॥४२ 
2. परीक्षा, विचारविमर्श, गवेषणा, तत्त्वार्थविचार 
3. (किसी बात की ) जाँच-पड़तालू---मृच्छ० ९।४३ 
4. निर्णय, विवेचन, विवेक, तकना--विचारमृढ 
प्रतिभासि मे त्वम्‌ --रघु० २।४७ 5. निश्चय, नर्घा 
” रण 6. चयन 7. संदेह, संकोच 8. दूरदशिता, सतकता । 
सम०--ज्ञ (वि०) निश्चय करने के योग्य, निर्णायक 
(स्त्री०) , न्यायाधिकरण, न्‍्यायासन 2. विशेष 
कर यम की न्यायासन, . शोल (वि०) विचारपूर्णं, 
सचेत, द्रदर्शी, -- स्थलूम . न्यायाधिकरण 2. तकसंगत 
चर्चा । 
विचारकः [| वि०--चर्‌-|पण्वल | छानबीन या तहक़ीक़ात 
करन वाला, न्यायाधीश । 
विचारणम्‌ | वि+चर्‌--णिच्‌ -+ल्यूद ] . चर्चा, चिन्तन, 
परीक्षा, पर्यालोचन, अन्वेषण 2. संदेह, संकोच । 


विचारणा [ वि-+-चर्‌+-णिच्‌ +यूच्‌-- टाप्‌ | 4. परीक्षण, 
विचारविमर्श, गवेषणा 2. पुनविच्ार, सोच-विचार, 
चिन्तन 3. संदेह 4. द्ानशास्त्र की मीमांसापद्धति । 

विचारित (भू० क० कृ०) | वि--चर्‌-+णिच्‌--क्‍त |] 
. सोचा गया, पूछताछ की गई, परीक्षा को गई 
विचा रविमर्श किया गया 2. निश्चित, निर्धारित । 

विचिः (पुं०, स्त्री०) विची: (स्त्री०)) | विच--इन्‌ स च 

. कितू, विचि-+-छीष | लहर, तरंग । 


११७ 


छानबीन 


विचिकित्सा [ वि+कित्‌--सन--अ--टाप |] !. सनन्‍्देह, 
शक <. भर, चक । 


विचित (भू० क० कृ०) [ वि+चि-+क्‍त | खोजा, 


तलाशी ली गई । 

विचितिः (स्त्री०) [वि--चि-+-क्तिन्‌ ] ढूँढना, खोज, 
तलाश करना । 

विधित्र (वि०) | विशेषण चित्रम, प्रा० स० |] . रंग- 


बिरंगा, चितकबरा, चित्तीदार, धब्वदार 2. नानाविध, 
बहुविध 3. रंगलिप्त 4. सुन्दर, मनोहर -- क्वचिद्विचित्र 
जलगयंत्रम॑दिरम हा जी: अप ० १।२ 5. आश्चययक्त, अचंभे 

वाला, अजीब- ही विचित्नो विपाक 
-शि ११।६४, त्रम-. बहुरज्भी रज्भध 2. आइचय | सम० 
-अंग (वि०) जितकबरे शरीर वाला, (-गः) . मोर 
2. व्याध्र,- वेह (वि०) मनोहर शरीर वाला (हः) 
बादल,---छूप (वि०) विविध प्रकार का,-- वीयें: एक 
चन्द्रवंशी राजा का नाम, (यह सत्यवती नामक पत्नी 
से उत्पन्न राजा शन्तन्‌ का एक पुत्र तथा भीष्म का 
सौतेला भाई था। जब निस्सस्तानावस्था में इसकी 
मृत्यु हो गई तो इसकी माता सत्यवती ने अपने पुत्र 
(विवाह होने से पहले ही उत्पन्न ) व्यास को बुलाया 
ओर नियोग की विधि से विचित्रवीय के नाम पर 
सन्‍्तानोत्पादन के लिए प्रार्थना की। व्यास ने माता 
की आज्ञा का पालन किया और फलतः अम्बिका 
तथा अम्बालिका (उसके भाई की विधवा पत्नियाँ) 
में क्रमश: धृतराष्ट्र और पांड का जन्म हुआ) । 


विचित्रक: [विचित्र ---कप्‌ ] भोजपत्र का पेड़-- कम आदचयें, 
ताज्जुब, अचम्भा । 

विचिन्वत्क: [वि--चि--शत्‌ -+कन्‌ | 
षणा 3. श्रवीर । 

बिचोण (वि०) [वि--चु+-क्‍त] 4. अधिकृत, व्याप्त 
2. प्रविष्ट । 

विचेतन (वि० )[विगता चेतना यस्य --प्रा० ब० ] .चेतना- 
रहित, निर्जीव, अचेतन, मृतक 2. प्राणहीन । 

विचेतत (वि०) [विगतं चेतो यस्य--प्रा० ब०] . सज्ञा- 
हीन, मढ, अज्ञानी 2. व्याकुल, घबड़ाया हुआ, उदास | 

विचेष्टा [विशिष्टा चेष्टा प्रा० स०] प्रयत्न, उद्यम, कोशिद । 

विचेष्टित (भू० क० ०) [वि+-+-चरेष्ट---क्त] 4. उद्योग 
किया गया, कोशिश की गई, संघर्ष किया गया 
2. परीक्षण किया गया, गवेषणा की गई 3. दृष्कृत, 
मर्खतापूर्वक किया गया,--तम्‌ 4. कम, कार्य 2. प्रयत्न, 
आन्दोलन, उद्योग, साहसिक काय 3. भावभंगी 
4. कार्य करण, संवेदना, खेल--विक्रम० २॥९ 5. कट 
प्रबन्ध, षपड़यन्त्र । 

विच्छ । (तुदा० पर० विच्छति--विच्छयति-ते भी-) 
जाना, हिलना-जुलना । 


।. खोज 2. गवे- 


( ९३० ) 


॥ (बुरा० उभ० विच्छयति-ते )।. चमकना 2. बोलना । 

विच्छन्द:ः, विच्छन्दक: [विशिष्ट: ठन्दो5भिप्रायो यस्मिन्‌ 
-बं० स०, पक्षे कन्‌ च| महल, विशाछुभवन जिसमें 
कई खण्ड या मडिजिल हों । ह 

विच्छदंक: [व+छद्‌-ण्वुल] महल, प्रासाद, दे० ऊ० 
'विच्छंद' । 

विच्छदेनम्‌ [वि-|-छुद--ल्यूट] के करना, उलटी करना, 
उगलना । 

विच्छदित (भू० क० कृ०) [वि०-छूदु+क्त] . के 
किया हुआ, उगला हुआ 2. जिसकी अवज्ञा की गई 
हो, जिसकी उपेक्षा की गई हो 3. टूटा-फूटा, न्यूनीकृत । 

विच्छाय (वि० )[विगता छाया यस्य--प्रा० ब०] भिष्प्रभ, 
घुन्घला,--रत्न० १।२६,-यः मणि, रत्न । 


विच्छित्तिः (स्त्री०) [वि+छिद्‌ -- क्तिन्‌] . काठ डालना, 
फाड़ देना--भतृं ० ३।११ 2. बांटना, गलग-अलग 
करना 3. अन्तर्घान, अनुपस्थिति, लोप 4. विराम 
8, शरीर को उबटन या रज्लेप से रज्जना, रज़- 
चित्रण, महावर--श ० ७।५, शि० १६।८४ 6. सीता 
(घर आदि की) हद 7. कविता में विराम, यति 
8. विशेष प्रकार की श्यूद्भारप्रिय मावभंगिमा, जिसमें 
वेशभूषा के प्रति उपेक्षा भी सम्मिलित हो (अपने 
व्यक्तिगत सोन्दय्य के अभिमान के कारण ) -स्तोकाप्या- 
कल्परचना विच्छित्ति: कांतिपोषकृत --सा० _द० 
१२८ । 

विच्छिन्त (भू० क० कृ०) [ वि+-छिद-+क्‍्त | 4. फाड़ा 
हुआ, काटा हुआ 2. तोड़ा हुआ, पृथक किया हुआ, 
विभक्त, वियक्त - अर्थे विच्छिन्नम्‌ -श० १॥९ 3. 
हस्तक्षेप किया गया, रोका गया 4. अन्त किया गया, 
बन्द किया गया, समाप्त किया गया 5. चितकबरा 
6. गुप्त 7. उबटन आदि रंगलेप से पोता गया (दे० 
वि पृवंक छिद ) । 

विच्छुरित (भू० क० कृ०) [ विच्छर --क्त ] . ढका 
गया, ऊपर ले फैलाया गया, पोता गया 2. जडा गया 
3. लीपा गया, पोता गया । 

विच्छेद: [ वि-+-छिद्‌--- घञा_ ] . काट डालना, काटना, 
विभकत करना, वियोग--मा० ६।११ 2. तोड़ना-शि ० 
६।॥५१ 3. रोक, हस्तक्षेप, विराम, बन्द कर देना 
>-विच्छेदमाप' भुवि यस्तु कथाप्रबंध: -का०, पिंड- 
विच्छेददशिन7--रघु० १॥६६ 4. हटाना, प्रतिषेघ 
5. फूट अनबन 6. पुस्तक का अनुभाग या परिच्छेद 
7. अन्तराल, अवकाश ॥। 

विच्युत (भू० क० कृ०) [ वि+च्यू+क्‍्त ] 7. अब: 
पतित, नीचे गिरा हुआ 2. बविस्थापित, पातित 3. 
व्यतिक्रांत, पथक्चिलित । 

विच्युति: (स्त्री०) [ वि+-च्यू--क्तिनू ] 5. अधः पतन, 


पृथक होना, वियोग 2. ह्वास, क्षय, पतन 3. विचलन 
4. गर्भस[व, असफलता जंसा कि “गर्भविच्युति 
में । 

विज ] (जहो० उभ० वेवेक्ति, वेविक्ते, विक्‍त) ॥. 
वियक्त करना, विभक्त करना 2. भेद करना, अन्तर 
पहचानना, विवेचन करना (प्राय: वि पू्वेक, तथा 
विपूर्वक विच्‌ के समान) । 
॥ (तुदा० आ०, रुघा० पर०७ - विजते, विनक्ति, 
विग्न) !. हिलना, कांपना 2. बिक्षुब्ध होना, भय से 
कांपना 3. डरना, भयभीत होना--चक्रंद विग्ना 
कुररीव भूयः:--रघ्‌ ० १४६८ 4. दुखी होना, कष्टग्रस्त 
हीना, प्रेर० -- (वेजयति -ते) त्रास देना, डराता, 
आ--, डरना, ,उद्‌ -, भयभीत होना, डरना (प्राय: 
अपा० के साथ, कभी कभी संबं० के साथ ) - तीक्ष्णाद 
द्विजते - मुद्रा० ३॥५, यस्मान्नोद्विजतें लोकी लोका- 
ननोदिजते च यः -भग० १२५, भद्ठि० ७९२ 2. 
खिन्‍न या कष्टग्रस्त होना, दुःखी होना -न प्रहृष्येत्प्रियं 
प्राप्य नोद्िजेत प्राप्य चाप्रियमु - भग० ५।२० 3.ऊबना 
(अपा० के साथ) जीवितादुद्विजमानेन -मा० ३, 
मनो नोद्विजते तस्य दहतो<्थेमहनिशम, उद्विनक्ति 
तु संसारादसारात्तत्त्वेदित:--कवि० 4. डराना, 
कष्ट देना, (प्रेर०) --. कष्ट देना, तंग करना- कु० 
१।५, ११ 2. डराना | 

विजन (वि०) [ विगतो जनो यस्मातृ-ब० स॒० ] 
अकेला, सेवानिवृत्त, एकाकी, - नम एकान्त स्थान, 
सुनसान स्थान (बिजन निजी रूप से) । 

खिजननम्‌ [ वि-+-जन्‌+ल्‍्यूद ] जन्म, प्रस॒ष्टि, प्रसव । 

विजन्मन्‌ (वि० या ५०) [ विरुद्ध जन्म यस्य--प्रा० 
वब० ] हरामी, जौ अवधरूप से उत्पन्न हुआ हैं । 

विजपिकमस [ विज+क, पिल--क, कमं० स | गारा, 
कीचड़ । 


विजयः [वि+-जि--घञा ] 4. जीतना, हराना, परास्त करना 
2. जीत, फतह, जय यात्रा-कि ० १०३५, रघु० १२।४४, 
क० ३।१९, श० २॥१४ 3. देवताओं का रथ, दिव्य 
रथ 4. अर्जन का नाम--महा० नाम की व्याख्या 
करता हँ-अभिप्रयामि संग्रामे यदहं यद्धदुर्मं दान, नाजित्वा 
विनिवर्तामि तेन मां. विजयं विदुः 5. यम का 
विशेषण छः बहस्पति की दझ्या का प्रथम वर्ष 7. विष्णु 
के सेवक का नाम। सम०--अभ्यपाय: विजय का 
साधन या उपाय,--कुंजरः लड़ाई का हाथी,--छंदः 
पाँचसौ लड़ी का हार,-- डिडिम्म: सेना का विशाल ढोल, 
- नगरम्‌ एक नगर का नाम,--मर्देहद: एक विशाल 
सनिक ढोल,--सिद्धि: (स्त्री० ) सफलता, जीत, फतह । 

विजयंत: विजय +न्टाप ) इन्द्र का नाम । 

विजया [ [ ] 4. दुर्गा का नाम 2. उसकी सेवि- 


( ९३१ ) 


काओं में से एक --मद्रा ० १।१ 3. एक विशेष विद्या 

जो विश्वामित्र ने राम को सिखाई थी--भद्वगि ० २।२१ 

4. भांग 5. एक उत्सव का नाम "- विजयोत्सव, दे० नी ० 

6. हरीतकी । सम०--उत्सवः दुर्गदेवी के सम्मान 

में उत्तव जो आदिवन शुक्ला दशमी के दिन झभनाया 

जाता हूं, -दशमो आश्विनशुक्ला दशमी । 

विजयिन (पुं०) [वि+जि--इनि] विजेता, जीतने वाला । 

विजरम्‌ [ विगता जरा स्मात्‌-प्रा० ब० ] वक्ष का तना । 

[वि०-+-जल्प “-घज्म, ]. बाल कलरव, ऊटपटांग 
या मूखेतापूर्ण बात 2. सामान्य वार्ता 3. दुर्भावनापूण 
या विद्वषपृर्ण भाषण । 

विजल्पित (भू० क० कृ०) |] वि-जल्प्‌-कक्‍्त | !. कहा 
गया, जिससे बातें की गई 2. भोली भाली बात, बाल 
सुलभ तुतलाहट । 

क्जिात (भू० क० क्ृ०) [ विरुद्ध जातं जन्म यस्य--प्रा० 
ब० | . नीच कुछोत्पन्न, वर्णसंकर 2. उत्पन्न, जन्मा 
हुआ 3. खरूपान्तरित,--ता माता, मातृका वह स्त्री 

जिसके अभी सन्‍्तान हुई हो । 


विजातिः (स्त्री०) [ विभिन्ना जातिः प्रा० स० ] ।. भिन्न 
मूल या जाति 2, भिन्न प्रकार, जाति, या कुट॒म्ब । 

विजश्सीय (वि०) [ विजाति-+-छ का भिन्न प्रकार या 
जाति का, असमान, विषम 2 वर्ण या जाति का 
3. मिली जुली जाति का । 

विजिगोषा [ बि+जि--सन्‌+अ--टाप्‌ ] !. जीतने की 
या विजय प्राप्त करन की इच्छा 2, आगे बढ़ने की 
इच्छा, प्रतिस्पर्षा, प्रतियोगिता, महत्त्वाकांक्षा । 

विज्ञिगोष (वि०) [ वि+-जि--सन्‌--उ ] . जीत का 
दृच्छुक, विजय करने की इच्छा वाला--यशसे विजि- 
गीषूणां --रघ्‌० १।७ 2, प्रतिस्पर्धी;महत्वाकांक्षी,--षुः 
. योद्धा, श्रवीर 2. प्रतिद्वन्दी, झगड़ाल, प्रतिपक्षी । 

विजिज्ञासा [ वि+ज्ञा+-सन्‌-+आ ] स्पष्ट जानने की 

इच्छा 

विजित (भू० क० हक [ वि+-जि-+-क्‍क्त ] परास्त किया 
हुआ, जीता हुआ, जिसके ऊपर विजय प्राप्त की गई 
हो, हराया हुआ। सम० -आत्मन्‌ (वि०) जिसने 
अपनी वासनाओं का दमन कर दिया हे, जितेन्द्रिय, 
-+ईन्द्रिय (वि०) जिलनें इन्द्रियों का दमन कर दिया 
है, या नियन्त्रण कर लिया है । 

विजितः (स्त्री०)) [वि+जि--क्तिन्‌ ] जीत, फतह, 
विजय--काव्या ० ३॥८५ । 

बिजिनः--नम ( ल.,--लम ) | विज्‌ छकु इनच्‌, इलच्‌ वा | 
चटनी (कांजी मिश्रित) । 

विजिह्म (वि०) [ विशेषेण जिह्य:--प्रा० स० ] . कुटिल 
झुका हुआ, मड़ा हुआ--कि० १।२१, रघ॒ु० १९॥३५ 


2, बंईमान । 


विजुल: [ विज्‌ू+-उलूच ] शाल्मलि या सेमल का पेड । 
विजुम्भणस्‌ [ वि- जूम्म्‌+ल्यूट] . मेह फाड़ना, जम्भाई 
लेना 2. बौर आना, कली आना, खिलना, उन्म॒क्त 
हीोना,--वनेष सायंतनमल्लिकानां विजम्भणोदगंधिषु 
कुड्मलेष--रघु० १६।४७ 3. दिखलाना, प्रदर्शन 
करना, खोलना 4. फंलाना 5. मनोरंजन, आमोद- 
प्रमोद, रंगरेलियाँ । 
विजम्मित (मू० क० कृ०) [ वि०-+-जुम्मू+क्त | 
. मुंह फाड़ा, जम्भाई ली-मच्छ ० ५।५१ 2. उद्धाटित, 
विकसित, फलाया हुआ 3. प्रदर्शित, दिखाया गया, 
प्रकट किया यया--रघु० ७।४२ 4. दर्शन दिये गये 
5. खेला गया,--तम्‌ ॥. क्रीड़ा, मनोरंजन' 2. अभि- 
लाषा, इच्छा 3. प्रदर्शन, प्रदर्शनी --अज्ञानविज भित- 
मेतत्‌ 4. कृत्य, कम, आचरण--मा० १०।२१। 


विज्जनम्‌,-लम [| विघू+जनू (जड्‌--डलयोरभेंदः ) 
-+अच्‌ ] ॥. एक प्रकार की चटनी, दे० “विजुल' 
2. तीर, बाण । 

विज्जुलम (नपं०) दारचीनी । 

विज्ञ (वि०) [ वि+ज्ञा-+क | . जानने वाला, प्रतिभा- 
वान, बद्धिमान्‌, विद्वान 2. चतुर, कुशल, प्रवीण, 
--ज्ञः बद्धिमान्‌ या विद्वान पुरुष । 

विज्ञप्त्‌ (भू० क० कृ०) [ वि+ज्ञप्‌ू+क्‍्त ] सादर 
कहा गया, प्राथित । 

विज्ञप्ति: [ वि|-ज्नपू+ क्तिन_] . सादर उक्ति या समा- 
चार, प्रार्थना, अनुरोध 2. घोषणा । 

विशात (मू० क० कृ०) [ वि+ज्ञा+क्त ] . विदित, 

जाना हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान किया हुआ 2. विख्यात 

विश्वत, प्रसिद्ध । 


विज्ञानम्‌ [ वि-ज्ञा--ल्यट ] . ज्ञान, बद्धिमत्ता, प्रज्ञा, 
समझ,--विज्ञानमयः कोश:, 'प्रज्ञा का म्यान' (भात्मा 
के पाँच कोज्ञों में से पहला) 2. विवेचन, अन्तर 
पहचानना 3. कुशलता, प्रवीणता-प्रयोगविज्ञानम्‌ 
-श० १॥२ 4, सांसारिक या लोकिक ज्ञान, सांसारिक 
अनुभव से प्राप्त ज्ञान (विप० 'ज्ञानम' ब्रह्म या 
परमात्मविषयक जानकारी )--भग० ३॥४१, ७।२, 
(भग० का समस्त सातवाँ अध्याय ज्ञान और विज्ञान 
की व्याख्या करता हे) 5. व्यवसाय, नियोजन 
6. संगीत। सम० - ईइवरः याज्ञवल्क्यथ स्मति को 
मिताक्षरा नामक टीका का प्रणेता,--पादः व्यास का 
नाम, - मातकः बृद्ध का विशेषण,-बादः ज्ञान का 
सिद्धान्त, ब॒द्ध द्वारा सिखाया गया सिद्धान्त । 

विजश्ञानिक (वि०) [ विज्ञान+5न्‌ ] बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
दे० 'विज्ञ 

दिज्ञापकः [ वि-ज्ञा+णिच्‌ + ण्वुल, पुकागमः ] . सूचना 
देने वाला 2. अध्यापक, शिक्षक ॥ 


( ९३२ ) 


विज्ञापनभु-ना [ वि--ज्ञा+णिच्‌ --ल्युटू, पुकागमः | 


, शिष्ट उक्ति या संवाद, प्रार्थना, अनुरोध--काल- 


प्रयकता खलु कांयविद्धिविज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति 
--कु० ७॥९३, रघु० १७४० 2. सूचना, वर्णन 
3. शिक्षण । 
विज्ञापित (भू० क० कृ०) [ वि+ज्ञा+णिच्‌ --क्त, 
पुकागमः ] . शिष्टतापूर्वक कहा हुआ या संवाद दिया 
हुआ 2. प्राथित 3. संसूचित 4. शिक्षित । 
विज्ञाप्त: [ वि-+-ज्ञा+-णिच्‌ --क्तिनू, पुकागमः ] दे० 
“विज्ञप्ति । 
विज्ञाप्मम्‌ [ वि--ज्ञा+-णिच्‌-+-यत्‌, पुकागमः ] प्रार्थना 
5-उत्तर० १॥ 
विज्वर (वि०) [ विगतो ज्वरो यस्य-ब० स० ] ज्वर से 
म॒क्‍त, चिन्ता या दुःख से मुक्त । 
विजामरम्‌ (नपुं०) आँखों की सफेदी, नेत्रों का श्वेत 
भाग । 
विजोलिः,--ली (स्त्री०) [विज्‌--उल, पृषो० साधु:| 
रेखा, पंक्ति । 
विद (म्वा० पर० वेटति) . ध्वनि करना 2. अभिशाप 
देना, दर्वंचन कहना । 
बिट: [विट--क] १. जार, यार, उपपति--मा० ८।८, 
शि० ४४८ 2. लंपट, कामुक 3. (नाटकों में) 
किसी राजा या दुश्चरित्र युवक का साथौ, किसी 
ऐसी वेश्या का साथी, जिसको गायन, संगीत तथा 
कविता निर्माण की कला में कुशलता प्राप्त हो, 
नायक पर आश्रित परान्नभोजी जो विदूषक का काय 
करे--दे० मुच्छ० अंक १,५ब ८) परिभाषा के 
लिए दे० सा० द० ७८ 4. धर्तें, ठग 5. गांडू, इल्लती 
6. चहा 7. खेर या खदिर का पेड़ 8. नारंगी का 
पेड़ 9, पल्‍लवयुकत शाखा । सम० - माक्षिकम्‌ एक 
प्रकार का खनिजपदार्थ, सोनामाखी, - रूवणम्‌ रोग- 
ताशक नमक । 
विटड्भः [विशेषेण टंक्‍्यते बध्यतें इति--वि--टंक़ +घजञ् | 
4. चिड़िया-धर, कबूतर का दरबा 2. सबसे ऊंचा 
सिरा, कलश य कंग्रा, ऊंचाई--अयमेव महीधर 
विटंक:-मा ० १०, विक्रम० ५।७७ । 
बिटछुकः [ विटंक--कन्‌ | दे० विटंक । 
विर्टाड्धत (वि०) [वि--टंक्‌ू--क्त] चिह्ित, मुद्रांकित । 
बिटपः [विटं विस्तारं वा पाति पिबति-पा-+-क] 3. 
शाखा, (लता या वक्ष की) टहनी -कौमलविटपानु- 
कारिणों बाहू -श० १२१, ३१, यदनेन तरुने पातितः 
क्षपिता तद्विट्पाश्रिता लता--रघु० ८।४७, शि० 
४४८, कु० ६।४१ 2. झाड़ी 3. नया अंकुर या 
किसलय--शि० ७।५३ +. गुल्म, झुण्ड, झुरमुट 
5, विस्तार 6. अंडकोष पटल । 


विटपिन (पुं०) [विटप--इनि] 4. वृक्ष -परितो दुष्टाइच 
विटपिन: सर्व--भामि० १।२१, २९ 2. वटवृक्ष, 
गूलर । सम०--मुगः बन्दर, लंगूर । 

विद॒ट (ठठ5) लः (पुं०) विष्णु या कृष्ण का रूप (बंबई 
प्रान्त में स्थित पंढरपुर में इस रूप की पूजा 

. होती है) । 

विठडूः (वि०) बुरा, दुष्ट, अधम, नीच । 

विठरः (पुं०) बृहस्पति का नाम । 

विड्‌ (म्वा० पर० वेडति) 4. अभिशाप देता, दुर्वचन 
कहना, बुरा भला कहना 2. जोर से चिल्लाना। 

विडम्‌ [विड्‌--क] एक प्रकार का कृत्रिम नमक । 

विडंग:,--ग्म [विड--अंगच्‌] एक प्रकार का शाक, 
बायबिडंग (कृमिनाशक औषधि के रूप मे बहुधा 
प्रयक्‍त ) । 

विडम्बः [विडम्ब---अप्‌] 4. नकल 2. दुःखी करना, तंग 
करना, कष्ट देना। 


विडम्बनसम्‌,- ना [विडंब्‌-ल्युट | ।. नकल 2. छल्मवेश, 
छलमुद्रा 3. धोखेबाजी, जालसाजी 4. बलेश, संताप 
5. पीडित करना, दुःख देना 6. निराश करना 7. 
मजाक, उपहास, परिहासविषय--इयं च तैकब्न्या 
पुरतो विडंबना--कु०५।७०, असति त्वयि बारुणीमदः 
प्रमदानामधुना विडंबना--४११२ । 

विडंबित (भू० क० क्ृ०) [विडंब--क्त| . अनुकरण 
किया गया, नकल किया गया, परिहास किया गया, 
मजाक बनाया गया 3. ठगा गया 4. क्लेश पहुंचाया 
गया, संतप्त किया गया 5. हताश गिया गया 6. 
नीच, कमीना, दीन । 

विडारकः [विडाल--कन्‌, लस्य रः] विलाव । 

विडाल:, विडालकः (पुं०) दे० बिडाल, बिडालक । 

विडीनम्‌ [वि--डी -|-क्त| पक्षियों की एक उड़ानविशेष | 
दे० डीन । 

विडलः [विड्‌्--कुलन्‌] एक प्रकार की बेत । 

बविड्रजस [विज्र--जन्‌ --ड] वेदुय, नीलूम । 

विडो (डो) जस (१०) [विट्‌ व्यापकम्‌ ओजो यस्य 
--ब० स०] इन्द्र का नाम, दे० 'बिडोजस । 

वितंसः [वि+तंस-+घज]| 4. पक्षियों का पिजरा 
2. रस्सी, श्रृंखला, जाल या जंजीर आदि जिनसे 
बनैले पशु-पक्षी क़द किये जाय । 

बितंड: [वि--तंड-+-अच्‌ | . हाथी 2. एक प्रकार का 
ताला या चटखनी । 

वितंडा [वितंड--टाप्‌] १. सदोष आतक्षेप, निराधार छिद्रा- 
न्वेषण, ओछा तक, निरथंक तकंवितक-स (जल्पः ) 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितंडा --गौत० 2. तृतू-मेंम, 
दोषपूर्ण आलोचना 3. चम्मच, ख्रुवा 4. गुग्गुल, धूप । 

क्तित (भू० क० कृ०) [वि-+तन्‌--क्त] 4. फंलाया 


( ९३३ |) 


हू गा , विस्तत किया हुआ, बिछाया हुआ 2. आयत, 

वशाल, विस्तीणं 3. सम्पन्न, निष्पन्न, कार्यान्वित 
--विततयज्ञ:--श० ७।३४ 4. ढका हुआ 5. प्रस॒त 
--दे० वि पूवंक तन, तम्‌ कोई भी ऐसा उपकरण 
जिसमें तार छगे हों - वीणा आदि। सम - घन्वन 
(वि०) जिसने अपने धनष को पूरी तरह तान 
लिया है । 

विततिः (स्त्री०) [वि--तन्‌-+-क्तिन्‌ | . विस्तार, प्रसार 
2. परिमाण, संग्रह, गुल्म, झुण्ड 3. रेखा, पंक्ति-मा ० 
९।४७ । 

वितथ (वि०) [वि--तन्‌--कथन्‌ | . झूठ, मिथ्या--आज 
न्‍्मनो न भवता वितथं विलोक्तम्‌ -वेणी ३॥१३, 
५।४१, रघु० ९८ 2. व्यर्थ, निरर्थंक-यथा 'वितथ- 
प्रयत्न में । 

वितथ्य (वि०) [वितथ--यत्‌ | मिथ्या, दे० ऊपर । 

वितद्रः (स्त्री०)) [वि--तन्‌--रु, दुट] पंजाब को एक 
नदी का नाम, वितस्ता या झेलम नदी । 

वितंतुः (पुं०) अच्छा घोड़ा - स्त्री० विधवा । 


वितरणम्‌ [वि--त्‌--ल्यूट्‌] . पार जाना 2. उपहार, दान 
3. छोड़ देना, त्याग करना, तिलांजलि देना । 

वित्क: [वि-|-तक_ --अच[ 4. युक्ति, दलील, अनुमान 
2. अन्दाज़ अटकल, कल्पना, विश्वास - शिरीषपुष्पा- 
धिकसौकुमार्या बाहू तदीयाविति में वितक:-कु० 
१।४१ 3. उद्धावन, चिन्तन --भत्‌ ० ३३४५ 4. सन्देह, 
कि० ४।५, १३॥।२ 5. विचारविनिमय, विचारविमशे । 

वितकंणम्‌ [वि--तर्क--ल्यूट्‌] 4. तक करना 2. अटकल 
करना, अन्दाज लगाना 3. सन्देह 4. तर्क वितक । 

विर्तादः,--दी वितदिका, (स्त्री०) [वि+तद -+इन्‌, 
वितर्दि--डीष्‌, वितर्दि--कन्‌ --टापू]) . आंगन में 
बना हुआ चोकोर चबूतरा 2. छज्जा, बरामदा । 

वितद्धिः,--र्डो, वितद्धिका (स्त्री०) दे० वितादि आदि । 

वितलूम[विद्येषण तलम्‌--प्रा ०स० ] पृथ्वी के नीचे स्थित 
सात तलों में से दुसरा--दे० पाताल या लोक ! 

वितस्ता (स्त्री०) पंजाब की एक नदी जिसको यूनानी 
[70 38708 कहते हैं तथा जो आजकल 'झेलम या 
'वितस्ता' के नाम से विख्यात हूँ । 

वितस्तिः [वि--तस्‌--ति]| बारह अंगुल की हरूम्बाई की 
माप (हाथ को पूरा फंला कर अंगूठे से कन्नों अंगुली 
तक की दूरी) । 

वितान (वि०) [वि--तन्‌ +-घ_] ! खाली, रीता 2. सार- 
3, हतोत्साह, उदास--रघृ० ४॥८६ 4. बुद्ध, जड 
5. दुष्ट, परित्यक्त --नः, - नम्‌ [. फंलाना, प्रसार 
करना, विस्तार करना--शि० ११२८ 2. शामियाना, 
चंदोवा--विद्युल्लेलाकनकरुचि रश्रीवितानं ममाभ्रम्‌ -- 
विक्रम० ४।१३, रघृ० १९।३९, कि० ३।४२, शि० 


३॥५० 3. गद्दी 4. संग्रह, परिमाण, समवाय--कि० 
१७।६१, मा० ६।५ 5. यज्ञ, आहृति--वितानेष्वप्येवं 
तव मम च सोमे बिधिरभूत--वेणी० ६॥३०, ३।१६, 
शि० १४।१० 6. यज्ञ की वेदी 7. ऋतु, मौसम, नम 
अवकाश, विश्राम । 

वितानकः, - कम [वितान-+-कन्‌] . प्रसार 2. ढेर, 
परिणाम, संग्रह राशि शि० ३।६ 3. शामियाना, 
चंद्रीवा 4. माड नामक वृक्ष । 

वितोर्ण (भू० क० कृ०) [वि+तृ+क्त] 4. पार किया 
हुआ, पास से गुजरा हुआ 2. दिया हुआ, अपित, 
प्रदत्त - शि० ७।६७, १७।६५ 3. नीचे गया हुआ, 
अवतरित रघु० ६।७७ 4. ढोया गया 5. दमन किया 
गया, जीत लिया गया (दे० वि पूर्वक तृ) । 

बितुन्नम्‌ [वि०--तुद्‌ू-+क्त] . 'सुनिषण्णक नामक शाक, 
सुसना 2. शेवाल नाम का पौधा, सेवार । 

वितुश्नकम [वितुन्न+-कन्‌] . घनिया 2. तूतिया, -- कः 
तामछकी नामक पौधा । 

वितुष्ट (भू० क० कृ०) [वि+-तुष्‌+क्त] असस्तुष्ट, 
अप्रसन्न, सनन्‍्तोष से शून्य । 

वितृष्ण (वि०) [विगता तृष्णा यस्य प्रा० ब०] इच्छा से 
म॒कत, सन्तुष्ट । 

वित्त (चुरा० उभ० वित्तयति--ते, कुछ के मतानुसार 
वित्तापयति--ते भी ) पुरस्कार देना, दान देना । 

वित्त (भू० क० क०) [विद लाभे--क्त] . पाया, खोजा 
2. लब्घ, अवाप्त 3. परीक्षित, अनुसंहित 4. विख्यात, 
प्रसिद्ध,- त्तम !. धन दौलत जायदाद, संपत्ति, द्रव्य 
2. शक्ति। सम०-- आगम:,--उपार्जनम धन का 
अधिग्रहण,--ईजशः कुबेर का विशेषण, भग० १०।२३, 
मन्‌ ७।४,-- 4: दानी, दाता,--मात्रा संपत्ति । 

वित्तवत्‌ (वि०) [वित्त--मतुप्‌ | घनवान्‌, दोलतमंद । 


वित्ति (स्त्री०)) [विदु--क्तिन्‌] 4. ज्ञान 2. निर्णय, 
विवेचन, चिन्तन 3. लाभ, अधिग्रहण 4. संभावना । 

वित्रास: [वि+त्रस--घञा_| भय, खटका, त्रास या डर। 

वित्सनः [विद--किविय, सन्‌-- अच्‌ | बेल, साँड । 

विथ (म्वा० आ० वेथते) प्रार्थना करना, निवेदन करना । 

विथरः [व्यथ्‌+-उरच्‌, संप्रसारणं च| . राक्षस 2. चोर । 

विद्‌ (अदा० पर० वेत्ति या वेद, विदित, इच्छा० विवि- 
दिषति ) . जानना, समझना, सीखना, मालूम करता, 
निरचय करना, खोजना --अवल्लवणतोयस्य स्थिता 
दक्षिणत: कथम्‌--भट्टि ० ८।१०६, त॑ मोहांध: कथमय 
मम वेत्तु देव पुराणम्‌ - वेणी० १।२३, ३॥३९, श० 
५|२७, भग० ४३५, १८।१ < महसूस करता, 
अनुभव करना - मुद्रा ० ३॥४ 3. मुंह ताकना, सम्मान . 
करना, मानना, जाना, समझना - विद्धि व्याधिव्याल 
ग्रस्त॑ लोक॑ शोकहतं च समस्तम्‌ --मोह ० ५, भग० 


| 


ह_क्‍णज के 


| (ऐड ) 


२।१७, रघु० २।३९, मनु० १।३३, कु० ६।३०, प्रेर ० 
-- (वेदयति-- ते) . जतलाना, सूचना देना, सूचित 
करना, अवगत कराना, बताना 2. अध्यापन 
करना, व्याख्या करना,--वेदार्थस्वानवेदयत्‌ -- सिद्धा ० 
3. महसूस करना, अनुभव करनता--मनु० १२॥१३, 
आ-; (प्रेर०) 4. घोषणा करना, कहना, प्रकथन 
करना--किमिति नावेदयति अथवा किमावेदितेन-- 


'बेणी० १, रघु० १२॥५५, कु० ६॥२१, भट्टि० ३।४९ 


2. प्रदर्शन करना, दिखाना इंगित करना--आवेदयंति 
प्रत्यासन्नमानंदमग्रजातानि शुभानि निमित्तानि-का० 
3. प्रस्तुत करना, देना, नि--, (प्रेर०) 4. बताना, 
समाचार देना, सूचित करना (संप्र० के साथ )-रघु० 
२।६८ 2. अपनी उपस्थिति की घोषणा करना--कथ 
मात्मानं निवेदयामि->-श० १ 3. इंगित करना, 
दिखलाना -- दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु--कु० ५॥७२ 
4, प्रस्तुत करना, उपस्थित होना, भेंट चढ़ाना--मनु ० 
२।५१, याज्ञ ० ११२७ 5. देख रेख में सॉंपना, दे देना, 
प्रति-- ( प्रेर०) समाचार देना सूचित करता, सम्‌--, 
(आ०) जानना, सावधान होना-भट्टि० ५।३७. 
८।१७ 2. पहचानना, (प्रेर०) जतलाना, प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराना >भटद्ठटि ० १७।६३ । 
(दिवा० आ० विद्यते, वित्त) होना, विद्यमान होना 
--अपापानां कुले जाते मयि पाप॑ न विद्यते -मृच्छ० 
९]३७, नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः 
. मभग० २।१६ (तु० अस ) । 


॥] (तुदा० उभ० विदति--ते, वित्त) 4. हासिल करना 


प्राप्त करना, अवाप्त करना, उपलब्ध करनता----एकम- 
प्यास्थित: सम्यगुभयोविदते फलम्‌--भग० ५४ 
याज्ञ ७ ३३१९२ 2. मालम करना, खोजना, पहचानना, 
यथा धेनुसहल्लेषु वत्सों विदति मातरम्‌--सुभा०, 
कु० १।६, मनु० ८।१०९ 3. महसूस करना, अनुभव 
करना--रघु० १४॥५६, भग० १॥२१, ११॥२४, १८। 
४५ 4. विवाह करना-मनु ० ९।६९, अनु-, . हासिल 
करना, प्राप्त करना 2. भुगतना, अनुभव करना, 
महसूस करना --पांथ मंदमते कि वा संतापमनु विद्सि 
--भामि० २।११२, गीत० ४ । 


ए (रुघा० आ० वित्ते, वित्त या विन्‍न) . जानना, 


समझना 2. मानना, लिहाज करना, समझना--न 
तृणेह्नीति लोकोथ्यं वित्ते मां निष्पराक्रमम्‌ृ--भट्टि० 
६।३९ 3. मालम करना, भेंट होना 4. तक करना, 
विमर्श करना 5. परीक्षण करना, पूछताछ करना । 


ए (चुरा० आ० वेदयते) 4. कहना, प्रकथन करना, 


घोषणा करना, समाचार देना 2. महसूस करना, अनु- 
भव करना 3. रहना (निम्नांकित इलोक में घातु 
विभिन्‍न रूपों का उल्लेख हु--वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि 


गवेस्तस्य न विद्यते, वित्ते घमं सदा सद्धिस्तेष 
पूृजां च विदति )। 

विद्‌ (वि०) [ विद्‌-+-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) जानने 
वाला, जानकार, वेदविद आदि, (पुं०) 4. बृधग्रह 
2. विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य-- (स्त्री०) 4. ज्ञान 
2. समझ, बृंद्धि । क्‍ 

विद: विदू-क ] . विद्वान्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य, 
डतजन 2. बुधग्रह, - दा . ज्ञान, अधिगम 
2. समझदारी । 

विदंशः | वि+दंश्‌-|-घज्म_] चटपटा भोजन जिसके खाने 
से प्यास अधिक लगे। 


विदग्ध (भू० क० कृ०) [वि+दह -+क ] 4. जला 
हुआ, आग से भस्म हुआ 2. पका हुआ 3. पचा हुआ 
4. नष्ट किया हुआ, गला-सड़ा 5. चतुर, कुशाग्रब॒ृद्धि, 
निपुण, सृक्ष्मदर्शी 6. धूत, कलाभिज्ञ, षड्यंत्रकारी 
/. अनजला या अनपचा,-गघः . बुद्धिमान या विद्वान 
पुरुष, विद्याव्यसनी 2. स्वेच्छाचारी,--ग्धा चालाक, 
चतुर स्त्री, कलादिद्‌ स्त्री । 

विदयः | विद-कथच्‌ ] 4. विद्वान्‌ पुरुष, विद्याव्यसनी 
2. संन्यासी, मुनि । 

विदरः [ वि-- दू-अप्‌ ] तोड़ना, फटना, विदीणं होना, 
“रम्‌ कांटंदारी नाशपाती, कंकारी वक्ष । 


विदर्भा: (पुं०, ब० व०) [ विगता न यत: । 
. एक जिले का नाम, आघृनिक बरार विदर्भो 
नाम जनपदः--दश ०, अस्ति विदर्भेष॒ पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌ --मा० १, रघु० ५७४०, ६०, ने० १॥५० 
2. विदर्भ के निवासी,--भें: . विदर्भ देश का राजा 
<. सूखी या मरुभूमि । सम०--जा, --तनया, 
 राजतनया,---सुन्नूः विदर्भ- राज की पुत्री दमयन्ती 
के विशेषण । 

विदल (वि०) | विघट्टितानि दलानि यस्य -वि--दल 
+क ] 4. टुकड़े टुकड़े हुए, आरपार चीरा हुआ 
2. खुला हुआ, (फूल आदि) खिला हुआ, -लः १. 
विभकत करना, अलग अलग करना 2. फाड़ना, टकड़े 
टुकड़े करना 3. रोटी 4. पहाड़ी आबनूस,- रूम . 
बाँस की खपचियों की बनी टोकरी, या लचीली 
डालियों की बनी बस्तुएँ 2. अनार की छाल 3. टहनी 
4. किसी द्रव्य की फाँक । 

विदलनम्‌ [ वि--दल्‌-|-ल्यूट्‌ ] खण्ड खण्ड करना, फाड़ 
कर अलग अरहूग करना, काटना, विभकत करन । 

विदार: [ वि--दु+-घजञा ] 4. फाड़ना, चीरना, खण खण्ड 
करना 2. संग्राम, युद्ध 3. (किसी नदी याड तालाब 
का) ऊपर से बहना, जलप्लावन । 

विदारकः [| वि--ड॒-+-ण्व॒ल ] . फाड़ने वाला, बाँटने वाला 
2. नदी की धार के मध्य में स्थित वृक्ष या चट्टान 


( ९३५ ) 


(जो नदी के मार्ग को विभक्‍त कर दे) 
3. किसी शुष्क नदी के पाट में पानी के लिए बनाया 
गया छिद्र । 

विदारण: [ वि--द्‌+णिच्‌ ++ल्युट्‌ ] . नदी के मध्य में 
स्थित चट॒टान या वृक्ष (जिससे नाव बाँघ दी जाय) 
2. संग्राम, युद्ध 3. कणिकार या कनियर का वृक्ष, 
“”णा संग्राम, युद्ध,-णम्‌ . फाड़ना, खण्ड खण्ड 
करना, चीरना, छिन्‍न करना, तोड़ना--श्रत॑ सखे 
श्रवणविदारणं वचः:--मद्रे ० ५।६, यवजनहृदयविदा- 
रणमनसिजनखरुचिकिशुकजाले --गीत ० १, कि० १४। 
५४, (यहाँ 'विदारण” विशेषण का कार्य करता हें) 
2. कृष्ट देना, सनन्‍्ताप देना 3. वध, हत्या । 

विवारः [ वि-+-द्‌ू+णिच्‌ --उ ] छिपकली । 

विदित (भू० क० कृ०) [ विद-+क्त | 4. ज्ञात, समझा 
हुआ, सीखा हुआ 2. सूचित 3. विश्वुत, विख्यात, 
प्रसिद्ध--भुवनविदिते वंशे--मेघ० ९६ 4. प्रतिज्ञात, 
इकरार किया हुआ,--तः विद्वान पुरुष, विद्याव्यसनी, 
-“5तम ज्ञान, सूचना । 

विदिश्व (स्त्री०) |[ दिग्म्यो विगता | दो दिशाओं का 
मध्यवर्ती बिन्दु । 

विविशा (स्त्री०)) दशाणं नामक प्रदेश की राजधानी 
(वर्तमान भेलसा नगर) तेषां -(दशार्णानां) दिक्षु 
प्रथितविदिशालक्षणां राजघानीम्‌ -मेघ० २४ 2. 
5 प्रदेश की एक नदी का नाम 3. >-विदिद्व॒ 
०] 

विदोर्ण (भू० क० कृ०) | वि+द-+कक्‍्त ] ।. फाड़ा 
हुआ, खण्ड खण्ड किया हुआ, विदारण किया हुआ, 
फाड़ कर खोला हुआ 2. खोला हुआ, फंलाया हुआ 
(दे० विपूर्वक दु) । 

विदुः [ विद--कु ] हाथी के गंडस्थल का मध्य भाग, 
हाथी का ललाट, (हस्तिकुभमध्यभागः ) । 


विदुर (वि०) [ विदू-+-कुरच्‌ | बुद्धिमानू, मनीषी,--रः 
बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष 2. घृत॑ं आदमी, षड़यन्त्र- 
कारी 3. पाण्डु के छोटे भाई का नाम (जब सत्य- 
वती को ज्ञात हुआ कि व्यास द्वारा उसकी दोनों 
पुत्रवधुओं से उत्पन्न दोनों पुत्र शारीरिक रूप 
से सिहासन के अयोग्य हँ-क्योंकि घृतराष्ट 
अन्धा था तथा पाँड पीला एवं अस्वस्थ था--तो उसने 
उन्हें एक बार फिर व्यास की सहायता मांगने के लिए 
कहा । परन्तु व्यास मुनि की तपोमय उम्र दृष्टि से 
भयभीत होकर बड़ी विधवाने अपनी एक दासी को 
अपने वस्त्र पहना कर उनके पास भेजा --और यही 
दासी विदुर की माता बनी । वह अपनी बड़ी बद्धि- 
मत्ता, सचाई और घोर निष्पक्षता के कारण प्रसिद्ध 
हैँ, वह पांडवों से विशेष स्नेह रखते थे, तथा कई 


बार उन्हें अनेक संकटग्रस्त विपत्तियों से बचाया) | 

विद्ुलः [वि-- दुल--क] . एक प्रकार का काज्ना, बेंत 
2. लोबान की तरह का एक सुगंधित गंघरस । 

विदूृन (भू० क० कृ०) [वि+दूर्नक्त | कष्टग्रस्त, संतप्त, 
दु:खी (दे० वि पृवकदु ) । 

विदूर (वि०) [विशेषण दूर: प्रा० स०] जो बहुत दूर हो, 

दृरस्थित--सरिद्विदुरांतरभावतन्वी --रघु० १३।४८, 

--र₹ः पहाड़ का नाम जहाँ से वदूयमणि निकलती हं- 

विदू रभूमिनंवमेघदब्दादुज्डिबिया रत्नशलाकयेव--क्रु ० 

१२४, दे० इस पर तथा शि० ३।४५ पर मल्लि० 

विदूरम, विद्रेण, विदृरतः, विदूरात्‌ शब्द क्रिया 

विशेषण के रूप में प्रयक्‍्त होकर “दूर से! दूरी पर 
दूर अर्थ को प्रकट करते हैं। सम०-ग (वि०) 
दूर दर तक फला हुआ,--जम्‌ वेदू्य मणि । 

विदृूषक (वि०) (स्त्री ०-की ) [विदृूषयति स्वं पर॑ वा-वि 
+दृष्‌-- णिच--ण्वुल | . दूषित करने वाला, मलिन 
करने वाला, छत फंलाने वाला, भ्रष्ट करने वाला 
2. बदनाम करने वाला, गाली-गलौज बकने वाला 
3. रसिक, मसखरा, ठिठोलिया,--कः . हंसोड़, भांड, 
परिहासक 2. विद्येषतः नाठक में नायक का दिल्लगी- 
बाज साथी और अन्तरंग मित्र जो अपनी अनोखी 
वेशभूषा, बातचीत, हावभाव, मुखमुद्रा आदि से तथा 
अपने आपको परिहास का पात्र बना कर उल्लास में 
वृद्धि कसता हूँ, सा० द० ७९ पर दी गई परिभाषा 
--कुसुमवरंताद्यभिध: कमंवपुवशभाषाद्य,, हास्यकर: 
कलहरतिविदृषकः: स्यात्स्वकमंज्: 3. स्वेच्छाचारी, 
लंपट । 

विवृषणस्‌ [वि--दूष--ल्युट] . मलिनीकरण, अ्रष्टाचार 
2. दुवंचन, झिड़की, परिवाद । 

विदु.तः [व-+-4द-|-क्तिन | सीवन, सन्धि । 

विदेशः [विप्रकृष्टो देश: प्रा० स०] दूसरा देश, परदेश -- 
भजते विदेशमधिकेन जितस्तदनुप्रवेशमथवा कुशल: 
-शि० ९।४८। सम० --ज (वि० ) विदेशी, परदेशी । 

विदेशीय (वि०) [विदेश -|-छ| परदेशी, विदेशी । 

विदेहा: (पुं० ब० व०) [विगतो देहो देहसंबंधो यस्य 
--प्रा० ब०] एक देश का नाम, प्राचीन मिथिला 
(दे० परि० ३)-रघु० ११।३६, १२।३६ 2. इस देश 
के निवासी,---हः विदेह का ज़िला,--हा विदेह। 

विद्धयमू (भू० क० क्ृ०) [व्यपध्‌-+क्‍्त] 7. बींचा हुआ, 
चुभा हुआ, घायल, छरा भोंका हुआ 2. पीटा हुआ, 
कशाहत, बेत्राहत 3. फेंका गया, निदेशित, प्रेषित 
4. विरोध किया गया 5. मिलता जुलता,--उम्‌ घाव । 
सम० --कर्ण (वि०) जिसके कान छिदे हों । 

विद्या [विदृ--क्यप्‌ू+टाप्‌] . ज्ञान, अवगम, शिक्षा, 
विज्ञान--( तां ) विद्यामम्यसनंनेव प्रसादयितुमहंसि 


( ९३६ ) 


-“-रघ० १।८८, विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न- 
गुप्त धनम्‌--भतं ० २।२०, (कुछ विद्वानों के मता- 
नसार विद्या चार हैं--आल्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दंडनीतिवच शाश्वती -- काम०, कि० २।६, इन चारों 
में मन० ७।४३ पांचवीं विद्या--आत्मविद्या--को 
और जोड़ देता ह । परन्तु विद्या साधारणत: चौदह 
मानी जाती ह--अर्थात्‌ चार वेद, छः वेदांग, धर्म 
मीमांसा, तक या न्‍याय, और पुराण-दे० चतुर 
के नीचे चतुदंश विद्या, तथा न० १॥४) 2. यथार्थ 
ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान-उत्तर० ६।६, तु० अविद्या 
3. जादू, मन्त्र 4. दुगदिवी 5. ऐन्द्रजालिक कुशलता। 
सम ०-अनुपालिनू-अनुसेबिन्‌ ( वि० ) ज्ञानोपार्जन करन 
वाला, आगमभः,-अजेसम्‌,--अभ्यास:, ज्ञान प्राप्त करना 
शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन, --अर्थे: ज्ञान की खोज, 
-अथिन (वि०) छात्र, विद्याव्यसनी, शिष्य,--आलय 
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यामन्दिर, --उपाजतम 
>-विद्याजंनम्‌,---करः विद्वान पुरुष,--चण,-- चेंच्‌ 
(वि०) अपने ज्ञान एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, --देवी 
सरस्वती देवी,-धनम्‌ विद्यारूपी दौलत, -- घरः (स्त्री ० 
री) एक देवयोनि विशेष, अधंदेवता,--प्राप्ति 
स-विद्यार्जन,--लाभः ॥. ज्ञान की प्राप्ति 2. ज्ञान के 
द्वारा प्राप्त किय। गया धन आदि, - बिहीोन (वि० ) 
निरक्षर, अज्ञानी,--बद्ध (वि०) ज्ञान में बढ़ा हुआ 
शिक्षा में प्रगतिशील,--व्यसनम्‌, -व्यवसायः ज्ञान 
की खोज । 


विद्यत्‌ (स्त्री०) [विशेषण द्योतते--वि-+-द्युत्‌+क्विप्‌ | 
बिजली -वाताय कपिला विद्यत्‌-महा०, मेघ० 
३८, ११५ 2. वज्भञ । सम० -उन्मेषः बिजली को 
कौंध,--जिह्लुः एक प्रकार का राक्षस,--ज्वाला,-द्योत 
बिजली की कौंध या कांति -दामन्‌ (नपुं०) वक्र 
गति से यक्‍क्त बिजली की कौंघ या चमक,--पात 
बिजली का गिरना या प्रहार,--प्रियम्‌ कांसा,--लरूता 
लेखा (विद्यल्लता, विद्यल्लेखा) !. बिजली की कौंघ 
या लहर 2. वक्रगतिशील या कुटिल विजली । 

विद्युत्वत्‌ (वि०) 
“>मेघ ० ६४, (पुं०) बादल -- कु० ६॥२७ । 

विद्योतन (वि०) स्त्री० नी) [वि-+-युत्‌+णिच्‌-++ल्युट | 
. प्रकाश करने वाला, चमकाने वाला 2. सोदाहरण 
निरूपण करने वाला, व्याख्या करने वाला । 

विद्रः [व्यघ-- रक, दान्तादेशः, सम्प्रसारणम्‌ ] . फाड़ना 
खण्ड खण्ड करना, छेद करना 2. दरार, छिद्र, 
विवर । 

विद्रधिः | विद-|- रुष-- कि, पृषो ० |] पीपदार फोड़ा । 


विद्रवः: [वि--द अप] . भाग जाना, उड़ान, प्रत्यावतन 
2, आतंक 3. प्रवाह 4. पिघलना, गलना ॥ 


[विद्यत्‌ृ+मतुप| बिजली से युक्त 


विद्राण ( 
उदवद्ध । 

विद्रावणम [वि-द्र-|-णणिच- ल्यट ] . भगाना, खदेड़ता 
हॉक कर दूर करना, परास्त करना 2. गलाना, 
पिघालना । 

विद्रमः [विशिष्टों द्रमः] !.मंगे का वृक्ष (छाल रंग के मूल्य- 
वान मंगों (मणियों) को पैदा करने वाला) 2. मूँगा 
प्रवाल-- तवाधरस्पधिष विद्रमेष--रघ्‌ु० १३॥१३, 
कु० १।४४ 3. कोंपल या किसलय। सम० -छता 
. मंगे की शाखा 2. एक प्रकार का गंधद्रव्य,-लतिका 
नलिका नामक एक गंध द्रव्य । 

विद्रस (वि०) [विद्‌+क्वसु] (कतृ०, ए० व०, पृ० 
विद्वान; स्त्री० विदुषी, नपुं० विद्गवत्‌) . जानने 
वाला (कर्म० के साथ)--आननन्‍्दं ब्रह्मणो विद्वान 
न बिभेति कदाचन ; तव विद्वानपि तापकारणम्‌---रघु ० 
८।७६, कि० ११॥३० 2. बृद्धिमान्‌, विद्वान्‌ (पुं०) 
विद्वान मनष्य या बढद्धिमान, व्यक्ति, विद्याव्यसनी 
--कि वस्तु विद्दन गुरव प्रदेयम्‌---रघु०५।१८ । सम० 

देशोय,--देशय ( वि०) विद्वत्कल्प, विद्- 
हेशीय, विद्वदेश्य) थोड़ा पढ़ा लिखा, कम विद्वान, 
--जनः (विद्वज्जनः) विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
मनि। 

विद्विष (पृं०) विद्विषबः [वि--द्विष--- क्विपू, क वा] शत्रु 
दृश्मन-विद्विषो5प्यनून॒य--भत ० २।७७, रघु० ३॥।६० 
याज्ञ ७ १।१६२ । 

विद्विण्ट (भू० क० क्ृ०) [वि-+द्विष्‌-+क्‍्त] घृणित 
अनीप्सित, कुत्सित । 


विद्ष: [| वि-|-द्विषप+घजञा | ॥. शत्रृता, घृणा, कुत्सा 
मन० ८।३४६ 2. तिरस्करणीय घमण्ड, ग्हाँ (मान- 
हानि )-विद्वेषो5भिमतप्राप्तावपि गर्वादनादर:ः-भारत। 

विहेषण: | वि-+द्विष--ल्यट ] !. घृणा करने वाला 
शत्र,--णी रोषपूर्ण स्वभाव की स्त्री,-णम्‌ घृणा 
और शत्रता पंदा करना 2. शत्रता, घृणा । 

बिद्वेषिन, विद्वेष्द (वि०) [ विद्विष्‌-+-णिनि, तृच्‌ वा ] 
घृणा करने वाला, शत्रुतापूण (१०) घृणक, शत्रु । 

विध्‌ (तुदा० पर० विधति) 7. चुभोना, काटना 
2. सम्मान करना, पूजा करना 3. राज्य करना, 
शासन करना, प्रशासन करना । 

विधः [| विघध+क |] ?. प्रकार, किस्म यथा बहुविध 
नानाविध में 2. ढंग, रीति, रूप 3. तह (समास के 
अन्त में, विशेष कर अंकों के पदर्चात्‌) त्रिविध, 
अष्टविघ आदि 4. हाथियों का आहार 5. समृद्धि 
6. छेद करना । 

विधवनम | वि--घ्‌+ल्यूट ] !. हिलाना, विक्षुब्ध करना 
2. थरथराहट, कंपकपी 


) [वि-+द्वरा+क्त]| नींद से जागा हुआ, 


| 


( ९३७ ) 


विधवा [ विगतो धवो यस्या: सा | रांड, बेवा - सा नारी 
विधवा जाता गृहे रोदिति तत्पतिः: सुभा०। सम० 
--आवेदनम बेवा स्त्री से विवाह करना 
जो विधवा स्त्री से सहवास करता है । 

विधव्यम [ वि-+-ध्‌+पण्यत्‌ | थरथराहट, विक्षोभ । 

विधस (प्‌०) सब सष्टि का उत्पादक ब्रह्मा । 

विधा [ वि-+-धा--क्विप | . ढंग, रीति, रूप 2. प्रकार 
किस्म 3. समद्)धि, सम्पन्नता 4. हाथी घोड़ों का चारा 
खाद्य पदार्थ 5. छंद करना 6. किराया, मजदूरी । 

विधात (पुं०)) [ वि+धा-+-तृच्‌ | ।. निर्माता, ख्रष्टा 
>-केु० ७॥३६ 2. ख्रष्टा, ब्रह्मा-विधाता भद्रं नो 
वितरतु मनोज्ञाय विधये--मा० ६।७, रघु० ११३५, 
६।११, ७॥३५ 3. अन॒दाता, दाता, प्रदाता--कु० 
१।/५७ 4. भाग्य दव---हि ० १।४० 5. विश्वकर्मा 
6. कामदेव 7. मदिरा। सम० आयस (पुं०) 
!. सूय. की चमक, धप 2. सरजमखी फूल,--भ 
नारद का विशेषण । 


विधानम [ वि--धा--ल्यट | १. क्रम से रखना, व्यवस्था 
करना 2. अनुष्ठान, निर्माण, करण,-क्ार्यान्‍वयननेपथ्य- 
विधानम्‌ - श० १, आज्ञा" यज्ञ" आदि 3. सृष्टि 
रचना -रघु० ६॥११, ७।१४, कु० ७॥६६ 4. नियो- 
जन, उपयोग, प्रयोग --प्रतिकारविधानम -रघ्‌० 
८।४० 5. नियत करना, विहित करना, आदेश देना 
6. नियम, उपदेश, अध्यादेश, धामिक नियम या 
विधि, निषेघध--मनु० ९।१४८, भग० १६२४, 
१७।२४ 7 ढंग, रीति 8. साधन या तरकीब 
9. हाथियों का आहार (जो उन्हें मदोनन्‍्मत्त करने के 
लिए दिया जाता हैं) विघानसंपादितदानशो भिते: 
>>का० (यहाँ विधान! का अर्थ “नियम भीहें) 
शि० ५१५१ 0. घन दोलत 7. पीडा, वेदना, 
सन्‍्ताप, दुःख 42. शत्रता का काय । सम० ग:, -ज्ञः 
बुद्धिमान या विद्वान्‌ पुरुष,--युक्‍तत (वि०) वेदविधि 
के अनुरूप, या अनकूल । 

विधानकमस्‌ [ विधान --कन्‌ | दुःख, कष्ट, पीड़ा । 


विधायक (वि०) (स्त्री०-यिका) [ वि--धघा+ण्वल | 
4. ऋमबद्ध करने वाला, व्यवस्थित करने वाला 

2. बनाने वाला, निर्माण करने वाला, सम्पन्न करने 
वाला, कार्यान्वित करने वाला 3. रचना करने वाला 
व्यवस्थित करने वाला, विहित करने वाला, 
निर्धारित करने वाला 5. अरपप॑ण करने वाला, सौंपने 
वाला, (किसी को देख रेख में) हवाले करने वाला । 
विधि: | वि-+-धा-+-कि | ।. करना, अनुष्ठान, अभ्यास 
कृत्य, कम---ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य 
>-भेते० ३।४१, योगविधि--रघ्‌० ८।२२, लेखा- 
विधि-मा० १।३५ 2. प्रणाली, रीति , पद्धति, साधन 


११८ 


- गासिन्‌ 


"५००. २०-...........3७७..५ रा नऊाा पा ----..६लल६६०.५-०-..फ# ००4७" गा गा गान वा न नुननियीीन-3838333.5 33“ -+-+-+3+- ३३३३३... पर गानकननान-नानन_ा +-न नाश". ७" "ारन्‍+त++4+भाय. 3. 3झ धर नए "ुछन-+3+-+-...-- ०९६... पनक-नान-कान-न-ऊ.- ७.२2 न. + कप न न न न. ५++3+-त38.ः.'वन्‍ाान हिला नग्न धरना मामा भा ना... भा ४-४... .+-...... पु. "7 "पथ" गा ८४ नव 


ढंग - पंच० १।३७६ 3. नियम, समादेश, कोई विधि 
जो सबसे किसी बात को लागू करती है (यह “विधि 
शब्द नियम और परिसंख्या से भिन्‍न है) विधिरत्य॑- 
तमप्राप्तो 4. वेद विधि या नियम, अध्यादेश, निषध, 
कानून, वेदाज्ञा, धामिक समादेश (विप० “अथंवाद' 
अर्थात्‌ व्याख्यापरक उक्ति जिसमें आख्यान और 
दृष्टान्तों का चित्रण हो दे० अथंबवाद) -- श्रद्धा वित्त 
विधिश्चेति त्रितवं तत्समागतम्‌ श० ७।२९, रघ्‌ ० 
२।१६ 5. कोई घामिक कृत्य या संस्कार, धामिक 
रस्म, संस्कार--स चेत्‌ स्वयं कमंसू धमंचारिणां 
त्वमंतरायो भवसि च्यतों विधि:--रघृ० ३।४५, 
१।३४ 6. व्यवहार, आचरण 7. दशा विक्रम० ४ 
8. रचना, बनावट सामग्रयविघौं- कु० ३॥२८ 
कल्याणी विधिष विचित्रता विधातु:ः कि० ७।७ 
9. सष्टा 40. भाग्य, दव, किस्मत विधौ वामारंभ 
मम सम॒चितषा परिणतिः मा० ४।४ ॥4. हाथियों 
का खाद्य पदार्थ 42. काल 43. डाक्टर, वद्य ॥4 
विष्ण। सम० ज्ञ (वि०) कमकाण्ड का ज्ञाता 
(ज्ूः:) कमंकाण्ड में निष्णात ब्राह्मण, कमंकाण्डी, 
-“-दृष्ट, - विहित (वि०) नियत, विहित, इंधम 
निययों की विविधता, विधि या समादेश की विभि- 
न्‍नता, पू्वंकम (अव्य०) नियमानुकूल, प्रयोग: 
नियम का व्यवहार, योग: भाग्य का बल या प्रभाव, 
वध: (स्त्री०) सरस्वती का विशेषण, हीन 
(वि०) नियम शून्य, अनधिक्ृत, अनियमित । 


विधित्सा [ वि+धा-+सन्‌+-अ+टठाप्‌ ] 4. सम्पन्न 
करने की इच्छा 2. आयोजन, प्रयोजन, इच्छा । 

विधित्सित (वि०) [ वि+घा-+सन्‌-| क्त | किये जाने 
के लिये अभिप्रेत, तम्‌ इरादा, अभिप्राय, आयो- 
जन । 

विधः [ व्यघ्‌-+कु ] !. चन्द्रमा, सविता विधवति 
विध्रपि सबवितरति दिनंति यामिन्य: काव्य० १० 
2. कपूर 3. पिशाच, दानव 4. प्रायश्चित्तररक आहुति 
5. विष्ण का नाम 6. ब्रह्मा । सम० - क्षयः चन्द्रमा 


की कलाओं का ह्वास, कृष्ण पक्ष का समय, पंजरः 
(पिजर: भी) खज्भ,, कटार, प्रिया खेहिणी 
नक्षत्र । 


बविधृत दे ० 'विधृत । 


विधृतिः (स्त्री०) [ वि+ध्‌+-क्तिन | हिलना, संक्षोभ 
थरथराहट वनायक्यश्चिरे वो वदनविधतय: पांत 
चीत्कारवत्य: मा० १।१। 

विधननम्‌ | वि-+घध+णिच--ल्यट, नट, पृषो ० हृस्वः | 
. हिलना, झूमना, विक्षब्ध होना 2. कंपकंपी, थर- 
थराहट । 

विधुन्तुद: [ वियं तुदति पीडयति--विधु --तुद्‌ -| खश्‌, 


( ९३ट ) - 


मम ] राहु - विधमिव विघन्तर दंतदलनगलितामत- 
घारम्‌ -गीत० ४, न० ४॥७१, शि० २।६१ । 

विधर (वि०) [ विगता घू: कायभारों यस्मात -प्रा० 
ब० ] . दु:खी, विपदग्नस्त, कष्टग्रस्त, शोकाकुल, 
दयनीय--मा० २॥३, ९।११, उत्तर० २३।१८, ६।४१, 
कि० ११।२६ 2. जिससे प्रेम करन वाला कोई न 
रहा हो, शोकग्रस्त, पत्नी या पति की विरहव्यथा से 
व्याकुल--मयि चर विघरे भाव: कांता प्रवृत्तिपराछ- 
मख:--विक्रम ० ४॥२०, विधरा ज्वलनाततिसज॑नाननन 
मां प्रापय पत्यरन्तिकम्‌ू---कु० ४॥ २२, शि० ६।२९, १२। 
८ 3. शनन्‍्य, वड्चित, विरहित, मकत--सा वे कलूंक- 
विघरो मधराननश्री:--भामि० २।५ 4. विरोधी 
वरी, शत्र --पच० २।८१,-२: रडवा,-रम्त . खटका 
भय, चिन्ता 2. पति या पत्नी से वियोग, प्रेमी या 
प्रेमिका द्वारा शोकाकुछता 


विधुरा [ बिधर-+-टाप्‌ | दही जिसमे चीनी व मसाले डाले 

हुए हां । 

विधुवनम्‌ | वि+-घु-- ल्यट, कुटादिवात साध: ] हिलना, 
थरथरी, कंपकपी 

विधत (भू० क० कृ०) [ वि+-घ+कत ] . हिला हुआ 
उथलपुथल हुआ, तरंगित 2. थरथराता हुआ 3. उखड़ा 
हुआ, मिटाया हुआ, हटाया हुआ 4. अस्थिर 5. परि- 
त्यकत,--तम्‌ विरक्ति, अरुचि । 

विधतिः (स्त्री०) विधननम [| वि+ध्‌+क्तिनू, वि-+-ध्‌ 
-+-णिच-+-ल्‍ल्यूट, नक | हिलना, थरथरी, कंपकपी 
विक्षोम । 

बिधत (भ० क० कृ०) [ वि+घ्‌+कक्‍त ] . पकड़ा हुआ 
थामा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2. वियुक्त, अलग-अलग 
रक्‍खा गया 3. घारण क्रिप्रा गया, कब्ज म॑ किया 
गया 4. रोका गया, नियन्त्रित किया गया 5. सहारा 
दिया गया, प्ररक्षित, समथित (दे० वि पूव॑क घ्॒‌),-तम 
. आदेश को अवहेलना 2. असन्‍्तोष । 


विधेय (सं० कृ०) [वि+घधा+यत्‌ ] . किये जाने के 
योग्य, अनष्ठेय 2. विहित या नियत किये जाने के 
गेग्य 3. (क) आश्वित, निर्भर -अथ विधिविधेय 
पैरिचय:--मा० २।१३ (ख) अधीन, प्रभावित, निय- 
न्त्रित, दमन किया गया, परास्त किया गया (प्रायः 
समास में) निद्राविधेयं नरदेवसेन्यम्‌ू--रघु० ७६२, 
संभाव्यमानस्त ह रसेनाभिसंधिना विधघेयीकृतो5पि -- मा० 
१, भग० २।६४, मद्रा० ३१, शि० ३।२०, रघ० 
१९।४ 4, आज्ञाकारी, शासनीय, अनुवर्ती, वरय, 
अविधेयेंद्रिय: पूंसां गौरिवति विधयताम--कि० ११। 
३३ 5. (व्या०) विधेय--कर्ताके संबंध में क 
गई बात --) होने के योग्य-अत्र मिथ्यामहिमत् 
नानुवाद्यं अपि तु विधेयम्‌ --काव्य ७, --यम्‌ . जो 


किया जाना चाहिए, कतंव्य,-कि० १६।६२ 2. प्रतित्ञा 
या प्रस्थापना को उक्ति,--यः सेवक, भृत्य ॥ सम० 
--अविम्े!ः रचनासंबंधी दोष जिससे विधेय आश्रित 
स्थिति का हो जाय या उसका अघरा कथन किया 
जाय---अविमष्ट: प्राधान्यनानिदिष्टो विधयांशों यत्र 
>-काव्य ० ७, उदा० उस स्थान पर देखो,- आत्समन्‌ 
(तुं०) विष्णु,- ज्ञ (वि०) जो अपना कर्तव्य जानता 
हं--पंच० १।३३७, - पदस . सम्पन्न किया जाने 
वाला उद्देश्य 2. कर्ता के संबंध में कहीं गई उक्ति 
-- विधेय । 


विध्वंस: | वि-+ध्वंस --घजञ्ा ] बरबादी, घिनाश 
2. शत्रता, अरुचि, नापसन्दगी 3. अपमान, अपराध । 

विध्वंसिन्‌ (वि०) [ वि--ध्वंसू--णिनि ] बरबाद होने 
वाला, टकड़े टकड़े हो जाने वाला । 

विध्वस्त (भू० क० कृ०) [वि+घ्वंस--क्त] 4. बरबाद 
हुआ, विनष्ट 2. इधर उधर बिखेरा हुआ, छितराया 
हुआ 3. अस्पस्ट, घंघला 4. ग्रहणग्रस्त । 

विनत (भू० क० कृ०) [वि+नम्‌+क्‍त] ।. झुका हुआ, 
नंवा हुआ 2. अवनत हुआ, लटकता हुआ, मड़ा हुआ 
श० २।११ 3. डूबा हुआ, अवसन्न 4. झुका हुआ 
कुटिल, वक्त 5. विन्रीत, शिष्ट (दे० वि पूर्वक नम) । 


बविनता [विनत--टाप्‌ ] 7. अरुण और गरुड़ की माता जो 
कश्यप की एक पत्नी थी--दे० गरुड 2. एक प्रकार 
की टोकरी । सम०--नंदन:, सुतः,-- सुनुः गरुड़ या 
अरुण के विशेषण । 

विनतिः (स्त्री०) [वि-+नम्‌ --क्तिन्‌] . नमना, झुकना 
नीचे को होना 2. विनय, विनम्रता 3. प्रार्थना । 

विनद; [वि--नद्‌ --अच्‌] . घ्वनि, कोलाहलू 2. एक 
वृक्ष का नाम । 

विनमनम [वि--नम्‌-+-ल्यट] झकना, नमना, सिर और 
कंधे झका कर चलना । 

विनम्र (वि०) [वि-+नम्‌-र] . झुका हुआ, झुक कर 
चलता हुआ कि० ४।३ 2. अवसत्न, ड्वा हुआ 
3, विनयशील, विनीत । 

विनम्नलकम्‌ [विनम्र--कन्‌] 'तगर' वृक्ष का फूल । 

विनय (वि०) [वि+नी-+अक] . डाला -३: फंका 
हुआ 2. गुप्त 3. अशिष्टाचारी,--यः अन- 
शासन, अनदेश (अपने कतव्यक्षेत्र में )नतिक प्रशिक्षण 
--रघ० १।२४, मा० १०।५ 2. औचित्य, शिष्टाचार, 
सुशीलता--श० १।२९ 3. शिष्ट आचरण, सज्जनो- 
चित व्यवहार, सच्चरित्र, अच्छा चलन--रघ ० ६।७९, 
मा० १।१८ 4. शालीनता, विनम्नता--सुष्ठ शोभसे 
आयपुत्र एतेन विनयमाहात्म्यंन --उत्तर० १, विद्या 
ददाति विनयम्‌; तथापि नीचविनयाददश्यत--रघु० 
रे।२४, १०।७१, (यहां मल्लि० विनय शब्द का 


( ९३९ ) 


अर्थ 'इन्द्रियजय' बतलाता हैँ जो हमारे मतानुसार 
अनावश्यक है) 5. श्रद्धा, शिष्टता, सोजन्य 6. सदा- 
चरण 7. खींच लेना, दूर करना, हटाना--शि० १०। 
४२ 8. जिसने अपनी इ्द्रियों को वश में कर लिया हैं 
>-जितेन्द्रिय 9. व्यापारी, सौदागर | सम०--अवनत 
(वि०) झुका हुआ, विनम्र, - ग्राहिन्‌ (धि०) शास- 
नीय, आज्ञाकारी अनुवर्ती,--बाच्‌ (वि०) मुदुभाषी, 
मिलनसार,--स्थ (वि०) विनयशील, शालीन । 

विनयनम्‌ (वि०-+नी-+ल्यूट |] 4. हटना, दूर करना-मेघ ० 
५२ 2. शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन । 

विनशनम्‌ [वि--नश्‌+ल्यूट| नाश, हानि, विनाश, 
लोप,--न: उस स्थान का नाम जहाँ सरस्वती नदी 
रेत में ल्प्त हो गई हैं-+तु० सत्र ० २२ ९ 

विनष्ट (भू० क० कृ०) [वि-+नश्‌+क्त| 4. घ्वस्त, 
उच्छिन्न, बर्बाद 2. ओझल, लप्त 3. बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट । 

विनस (वि०) (स्त्री ०-सा,-सो ) [विगता नासिका यस्य, 
नासिकाशब्दस्य नसादेश:] विना नाक का, नाक रहित 
>-भट्टि० ५१८ । 

विना (अव्य०) [वि-ना] बग्गर, सिवाय (कमं ०, करण० 
या अपा० के साथ ) यथा तान॑ विना रागो यथा मान 
बिना नृपः, यथा दान विना हस्ती तथा ज्ञान विना 
यतिः --भामि० ११११९, पंकविना सरो भाति सदः 
खलजने बिना, कट्वर्णविना काव्यं मानसं विषय- 
विना --१।११६, विना वाहनहस्तिम्यः: क़ियतां 
सवंमोक्ष: - मुद्रा ०७, शि० २।९, (बिना कृ छोड़ना, 
परित्याग करना, विरहित करना, वज्चित करना-मद- 
नेन विनाकृता रति:--कु० ४॥२१, “काम से 
विरहित ) । सम०-उक्‍क्ति: (स्त्री०) एक अलंकार 
जिसमें “विना काव्य की दृष्टि से सुन्दर ढंग से प्रयुक्त 
होता हे,--विनाथंसम्बन्ध एव. विनोक्ति:--रस ०, 
दे०, काव्य ० १० भी । 

विताडि:, विनाडिका [विगता नाडिः नाडिका वा यया] 
समय की एक माप जो घड़ी के साठवें भाग के बरावर 
होती है, एक पलू या चौबीस सेकंड । 


विनायक:ः [विशिष्टो नायक: प्रा० स०] 4. (बाघाओं के) 
हटाने वाला 2. गणेश 3. बृद्ध धर्म का देवरूप अध्यापक 
4. गरड़ 5, रुकावट, अड़चन । 

विनाशः [वि-+नश्‌-घजञ्म ] 4. घ्वंस, बर्बादी, भारी 
हानि, क्षय 2. हटाना । सम० - उन्मख् (वि०) नष्ट 
होने वाला, मरने के लिए तेयार,--धर्मन्‌, -धर्मिन 
(पि०) क्षीण होने वाला, नष्ट होने वाला, क्षणभंगर 
-- विषयंष्‌ विनाशधर्मसू त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पहो5 
भवत्‌ -- रघू० ८।१० । 

' घिनाशनस [वि-+नश्‌-णिच्‌-- ल्यूट] विनाश, बर्बादी, 

उन्मूलन,--नः विनाशक, विनाशकर्ता । 


बिनाह: [वि-- नह +घजञ्ल. |] कुएं के मृंह का ढकना। 
० वीनाह । 

विनिक्षेप: [वि-+ नि-+क्षिप-+घज्म_] फेंक देना, भेज देना । 

बिनिग्रहः [धि--नि--ग्रह +अप्‌] ॥7. नियंत्रण करना, 
दमन करना, वहा में करना - भग० १३।७, १७।१६, 
मन ० ९२६३ 2. पारस्परिक विरोध या अर्थान्तर- 
न्यास । 

विनिद्र (वि०) [विगता निद्रा यस्य-प्रा० ब०] 4. निद्रा- 
रहित, जागा हुआ (आलं० से भी) रघु० ५६५ 
2. मुकुलित, खला हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ 
>विनिद्रमंदाररजोरुणांगुली -- कु० ५॥८० । 

विनिपातः | वि-+-नि-+पत्‌-+-घजञ्म |] 7. अध: पतन, गिराव 
2. भारी अवपात, संकट, बराई, हानि, बर्बादी, विनाश 
-“-विवेकश्रष्टानां भवति विनिषात: शतमुखः--भर्त ० 
२।१० (यहां यह “प्रथम अर्थ” भी प्रकट करता 
हैं) कि० २।३४ 3. क्षय, मृत्य 4. नरक, नारकीय 
यन्त्रणा--श० ५ 5. घटना, घटित होना 6. पीड़ा, 
पुःख /. अनादर । 

विनिमयः [वि+-नि-+मी--अपू] 4. अदला-बदली, वस्तु 
के बदले वस्तु का लेन-देन--कार्य विनिमयेन-मालवि० 
१, संपट्दिनिमयनोभौ दघतुभृवनद्यम्‌--रघु० १॥२६ 
2. न्यास, घरोीहर, अमानत । 

विनिमेषः [वि--नि+मिष्‌ - घञ्म ] 
झपकना । 

विनियत (भू० क० कृ०) [वि-+नि+यम्‌ +क्‍्त] तियं- 
त्रित, रोका गया, प्रतिबद्ध, विनियमित--यथा विनि- 
यताहार तथा विनियतवाच आदि म । 

कक : वि+नि+#यम्‌--अच्‌] नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, 
रोक । 

विनियक्त (भू० क० कृ०)|वि+नि-+यूजू--क्त] 4. अलूम 
किया हुआ, ढीला, विच्छिन्न 2. अनषक्त, नियकक्‍त 
3. व्यवहृत 4. समादिष्ट, बिहित । 

विनियोगः [वि-+नि+युजू-- घञ_] 7. अलग होना, 
जदा होना, विच्छिन्न होता 2. छोड़ना, त्यागना, 
तिलाज्जिलि देना 3. काम में लहुगाना, उपयोग, 
प्रयोग; नियंत्र ण--बभूव विनियोगज्ञ: साधनीयेष वस्तुष 
--रघु० १७।६७, प्राणायामे विनियोग: 4. किसी 
कतंव्य पर लगाना, कार्याधिकार, काये भार-विनियोग- 
प्रसादा हि किक रा: प्रभविष्णषबू--कु ० ६।६२ 5. रुका- 
वट, अड़चन । , 

विनिजयः [धि-|- निर-+ जि--अच्‌ | पूर्ण विजय । 

घिनिणय:ः [वि-|निर-- नी +-अच्‌] 4. पूर्ण रूप से लिब- 
टारा या निर्णय, पूरा फंसछा 2. निइ्चय 3. निश्चित 
नियम । 

विनिबधः [वि-+नि-+२-+-बंघू-+-घज्ण_] आग्रह, दुृढ़ता । 


( आंखों का ) 


( ९४० ) 


विनिमित ( भू० क० क्ृ० ) [वि+निर+मा-+क्त] 
. बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ 2. बना हुआ, 

रचा हुआ । 

बिनिवृत्त | भू० क० कृ० ) [वि+नि+वृत्‌ +-क्त ] 
]. लोटा हुआ, वापिस आया हुआ 2. ठहरा हुआ, 
थमा हुआ, रुका हुआ 3. (सेवा) म॒कक्‍त, फ़ारिंग । 


विनिवत्ति: (स्त्री० ) | वि+त्ति+वृत्‌+ कितने | . विश्वान्ति 
रोकता, हटाना -शक्राम्यसूयाविनिवृ त्तयं-रघ ० ६।७४ 
2. अन्त, अवसान, समाप्ति । 

विनिश्चयः [वि निस- चि+अच्‌| . स्थिर करना 
तय करना, नि*चय करना 2. फंसला, पक्का निश्चय । 

विनिश्वास: [वि+नि-+श्वस्‌-+घछका ] कठिताई से सांस 
लेना, आह भरना, आह (गहरी साँस) । 

विनिष्पेष: [वि+निसू-+ पिष +घजा_] चुर चूर करना, 
कचलना, पीस डालना । 

बिनिहत (भू० क० कृ०)|वि+ नि+हन्‌+क्त] . आहत 
घायल 2. मार डाला हुआ 3. पूरी तरह परास्त 
किया हुआ,--तः .कोई बड़ा या अनिवाय॑ संकट, जसे 
कि भाग्य-दोष से या दवात आपदग्रस्त होना 2 
अपशकुन, धूमकेतु । 

विनीत (भू० क० कृ०) [वि+नी+क्त] !. दूर ले 
जाया गया, हटाया हया 2. सुप्रशिक्षित, अनशासित 
3. संस्कृत, आचरणशील 4. सूशील, विनम्र, विनीत 
सोम्य 5. शिष्ट, शालीन, सौजन्यपूर्णं 6. प्रंषित 
विसजित 7. पालतू, सधाया गया 8. सीधा, सरल 
(वेशभषा आदि) 9. आत्म संयमी, जितेन्द्रिय 
0. सजा प्राप्त, दंडित . ज्ञासनीय, शासन किये 
जाने के योग्य 42. प्रिय, मनोहर (दे० वि प्वक 
नो) ,-- तः . सघाया हुआ घोड़ा 2. व्यापारी । 


घिनीतकस [विनीत-+कन्‌] . गाड़ी, सवारी (डोली 
आदि 2. ले जाने वाला, वाहक । 

विनेत्‌ (पुं०)) |[थवि--नी+तुच्‌] !. नेता, पथ प्रदर्शंक 
2. अध्यापक, शिक्षक रघ० ८।९१ 3. राजा, शासक 
4. सजा देने वाला, दण्ड देने वाला-- अय॑ वचिनेता 
दष्तानाम्‌ू-- महावी० ३।४६, ४॥१, रघृ० ६।३९ 
१४।२३ । 

विनोद: [वि+न॒द+घञा_] !. हटाना, दूर करना-श्रम 
विनोद: 2. मनोरंजन, दिल बहलाव, कोई भी रोचक 
या रंजनकारी व्यवसाय - प्रायणते रमणविरहेष्वंग- 
नानां बिनोदा: मेघ० ८७, श० २॥५ 3. खेल, 
क्रीडा, आमोद-प्रमोद 4. उत्सुकता, उत्कण्ठा 5. 
आनन्द, प्रसन्नता, परितृपष्ति--विहूपनविनोदोष्प्य- 
सुलभ: -- उत्तर ० ३।३०, जनयत्‌ रसिकजनेष मनोरम- 
रतिरसेभावविनोदम-- गीत० १२ 6, एक प्रकार 
का रतिबंध । 


दल. नागर «8त---&ल्‍€0२5%«+- 3... "गा... कक. 
्आआणआणश।।शशशशशआरआआनशशआशशशशा या का... रा ॒॒॒॒॒॒ाााीाा. 


विनोदनम [बि+नद-+ल्यूट] . हटाना 2. मनोरंजन 
आदि--दे ० विनोद । 

विन्दु (वि०) [विद+उ, नुमागमः ] . मनीषी, बद्धिमान 
2, उदार,--दुः बूद, दे० विन्दू । 

विध्य: [विदघाति करोति भयम्‌ |] एक पव॑त श्रेणी जो 
उत्तर भारत को दक्षिण से पथक करती हैं, यह सात 
कुल पव॒॑तों म से एक है, यह मध्यदेश की दक्षिणी 
सीमा है, दे” मनु० २२१, (एक उपाख्यान' के 
अनुसार विन्ध्य पर्वत को मेरे पवत हिमालय पहाड़ ) 

ईर्ष्या हुईं। अत: उसने सू् से मांग की कि जिस 

प्रकार वह मेरु के चारों ओर घमता हे, उस प्रकार 
उसे विन्ध्य के चारों ओर घूमना चाहिए, सूय ने 
विन्धष्य पर्वत की मांग ठकरा दी। फलत: विन्ध्य 
पर्वत ने ऊपर को उठना आरंभ किया जिससे कि 
सूर्य और चन्द्रमा का मार्ग रोका जा सके । देवताओं 
में आतंक छा गया, उन्होंने अगस्त्य मनि से सहायता 
मांगी । अगस्त्य विध्य पवत के पास -गया और 
उससे निवेदन किया कि जरा नीचे झक जाओ जिससे 
कि मझे दक्षिण में जाने का मार्ग मिले, और जब तक 
में वापिस न आऊं, इसी प्रकार झके रहो। विध्य 
पर्व॑ेत ने इस बात को मान लिया (क्योंकि एक वर्णन 
के अनुसार अगस्त्य मुनि विष्य पंत का गुरु माना 
जाता हैँ) परन्तु अगस्त्य फिर दक्षिण से वापिस 
ते लौटा, और विध्य को मेरु जेसी उत्तंगता न मिल 
सकी) 2. शिकारी । सम०-अटबो, विन्ध्य महावन, 
--कटः, -- कटनम अगस्त्य ऋषि के विशेषण, 
--वासिन (पृ)वयाकरण व्याड़ि का विशेषण, ( - नी) 
दुर्गा का विशेषण । 

विशन्न (भू० क० कृ०) [विद+क्त] 4. ज्ञात 2. हासिल, 
प्राप्त 3. विचार विमश किया हुआ, अनुसंहित 4. रक्‍्खा 
हुआ, स्थिर किया हुआ 5. विवाहित (दे० विद) । 

विज्लकः [विन्न-|कन्‌ | अगस्त्य का नाम । 

विन्यस्त (भू० क० कृ०) [वि+नि+अंस-क्त |] 
4. रक्‍खा हुआ, डाला हुआ <. जड़ा हुआ, फश जमाया 
हुआ या खड़ंजा लगाया हुआ 3. स्थिर 4. क्रमबद्ध 
5. समपित 6. उपस्थित किया गया, प्रस्तुत 7. जमा 
किया हुआ, निक्षिप्त । 

विन्यास: [वि+न्यस+घजा] . सौंपना, जमा करना 
2. धरोहर 3. क्रमप॒वक रखना, समंजन, निपटारा 
अक्षरविन्यास: अक्षर उत्कीर्ण करना-पत्यक्षरस्लेषमय- 
प्रवन्धविन्यासवदग्ध्यनिधि: -- वास०, किसी ग्रन्थ की 
रचना क॑ संग्रह समवाय6. स्थान, आधार । 

विपक्तिम (वि०) [वि+पच्‌+क्ति-+ मप्‌ | . पूर्ण रूप से 

पका हुआ, परिपक््र 2. विकसित, (पृव॑क्ृत्यों के 

परिणाम स्वरूप ) पुर्णता को प्राप्त । 


|| 


( ६९४१ ) 


विपक्े (वि--पच्‌ -|-क्त | . पूर्णछप से पका हुआ, परि- 
पक्‍व 2. विकसित, पूर्ण अवस्था को प्राप्त--कि ० 
६॥१६ 3. पकाया हुआ । 

विपक्ष (वि०) [विरुद्धः पक्षों यस्य -प्रा० ब०] वंरी, 
शत्रतापूर्ण, प्रतिकल, विरुद्ध, - क्षः . शत्रु, विरोधी, 
प्रतिरोधी--रघृ० १७।७५, शि० ११।५९ 2. वह 
पत्नी जिसकी दूसरी के साथ प्रतिद्वन्द्तिता चल रही 
हो--रघृु० १०।२० 3. झगड़ालू कि० १७।४३ 
4. (तर्क में) नकारात्मक दृष्टान्त, विपक्षियों की ओर 
से दिया गया दृष्टान्त (अर्थात्‌ वह पक्ष जिसमें साध्य 
का अभाव हो), निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष: 
“5तक ०, म॒द्रा० ५।१० । 

विपंचिका, विपंची [विपंची--कन्‌ +ठापू|] . वीणा 
2, खेल, क्रीडा, मनोरंजन । 

विपणः, विपणनम्‌ [वि--पण्‌--घज्ण, ल्युट्‌ वा] 4. विक्री 
- मन॒ु० ३१५२ 2. छोटा व्यायार । 

विपणिः, -णी (स्त्री०) [विपण्‌--इनू, विपणि--डीष | 
. बाजार, मण्डी, हाट,-हा हा नश्यति मन्मथस्य 
विपणि: सौभाग्यपण्याकर: - मृच्छ० ८।३८, शि० 
५।२४, रघु० १६।४१ 2. बिक्री के लिए रक्‍्खा हुआ 
माल, सामान 3. वाणिज्य, व्यापार-मनु ० १०११६ । 

विपणिन (पुं०) [विपण--इनि] व्यापारी, सौदागर, 
दुकानदार शि० ५।२४ | 

विपत्तिः (स्त्री०) [वि-+-पद्‌+-क्तिन्‌| . संकट, दुभग्य, 
अनथथ, अनिष्टपात, आफत - संपत्तो चर विपत्तो च 
महतामेकरूपता--सुभा ० 2. मृत्यु, बिनाश - अति 
रभसक्ृत।नां कर्मणामाविपत्तेभवति हृदयदाही शल्य- 
तुल्यों विषपाक:-- भतृ० २।९९, रघु० १९।५६, वेणी० 
४।६, हिमसेकविपत्ति: नलिनी --रघु० ८।४५ 3. वेदना, 
यातना--त्ति: (पुं०) श्रेष्ठ पदाति, पेदल-सिपाही -- 
कि० १५।१६ | 

विपथः [ विरुद्ध: पन्‍्था--प्रा० स०] बुरी सड़क, कुमार्ग । 
(शा० तथा आलं०) । 

विपद्‌ (स्त्री०) [वि-+-पद्‌--क्विप्‌| . संकट, दुर्भाग्य, 
आपदा, दुःख--तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां (मित्राणां) 
विपद्‌ -. हि" १।२१० 2. मृत्य - सिहादवापद्विपद 
नुसिह: -रघु० १८।३५। सम०-उद्धरणम्‌,-उद्धार:, 
मसीबत से राहत, विपत्ति से मुक्ति,--कालः आव- 
इयकता का समय, संकट-काल, मृसीबत, युक्‍त 
(वि०) अभागा, दुःखी । 

विपदा --दे ० 'विपद्‌ । 

विपन्त (भू० क० कृ०) [विपद्‌--क्त] 4. मरा हुआ 
2. लुप्त, नष्ट 3. अभागा, कष्टग्रस्त, दुःखी, मुसीबत- 
जदा 4. क्षीण 5. अयोग्य, अशक्त (दे० वि पूवक 
पद्‌ ) ,-- न्‍नः साँप । 


विपरिणमनम्‌, विपरिणासः [ वि-परि-+ नम्‌ -ल्यट, 
घज्म वा |] . परिवर्तन, बदलना 2. रूपपरिवतंन, 
रूपान्तरण । 

विपरिवर्तनम्‌ [वि-+परि--वृत्‌-+ल्यूट| इधर उधर मुड़ना, 
लढ़कना । 

विपरीत (वि०) [ वि+परि-+-इ-कक्‍त | 3. प्रतिवर्तित, 
विपयंस्त 2. प्रतिकल विरोधी, प्रतिवर्ती, ऑंधा-रघु० 
२।५३ 3. अशद्ध, नियमविरुद्ध 4. मिथ्या, असत्य 
--भामि० २।१७७ 5. अनन॒कूल, उलटा 6. व्यत्यस्त, 
उलटे ढंग. से अभिनय करने वाला 7. अरुचिकर, 
अशभ,--तः एक रतिबंध,--ता व. दुश्चरित्रा, असती 
पत्नी 2. पुंघ्चली स्त्री । सम० - कर,-कारक-कारिन, 
--कूत्‌ (वि०) कुमार्गी, विरुद्ध ढंग से कार्य करने 
वबाला-- शि० १४।६६,-चेतस,-मति (वि०) जिसका 
दिमाग फिर गया हो,--रतम्‌ रतिक्रिया का उलटा 
आसन, तु० 'पुरुषायित । 


विपणंक: [ विशिष्टानि पर्णानि यस्य - प्रा० ब० | पलाश 
का वृक्ष, ढाक का पेड़ । 

विपर्ययः | वि|- परि--३--अच्‌ ] [. वेपरीत्य, व्यतिक्रम, 
ऑंघापन--आहितो जयविपयेयो5पि मे रलाध्य एवं 
प्रमेष्ठिना त्वया--रघ्‌ृ० ११॥८६, ८।८९, नभस: 
स्फूटतारस्य रात्रेरिव विपयंयः (न भाजनम्‌ ) कि० 
११४४, विपयंय तु-श० ५, “यदि अन्यथा हुआ 
यदि इसके विपरीत हुआ 2. (अभिप्राय, वेश आदि 
बदलना--कथमेत्य. मतिविपयेयं करिणी पंकमिवाव- 
सीदति--कि० २।६, इसी प्रकार वेषविपयय:-पंच० 
१ 3. अभाव, अनस्तित्व- समुद्रगारूपविपयं यपि 
- कु० ७।४२, त्यागे इलाघाविपयेय:--रघु० १२२ 
4. लोप, हानि निद्रा संज्ञाविपयय: - कु० ६।४४, 
'सुधबूध न रहना 5. पूर्ण विनाश, ध्वंस 6. विनिमय, 
अदल बदल 7. त्रुटि, उल्लंघन, भूल, कुछ का कुछ 
समझना 8. संकट, दुर्भाग्य, उलटा भाग्य 9. शत्रुता, 
दुश्मनी । 

विपयंस्त (भू० क० क्ृ०) | वि+परि+-अस -+क्त | 
. परिवर्तित, व्युत्कान्त, उलटा हुआ--हेंत विपयेस्त: , 
संप्रति जीवलोक:--उत्तर० १ 2. विरोधी, प्रतिकूल 
3. भूल से वास्तविक समझा हुआ । 


विपर्यायः [वि--परि-- इ-+-घछा_] 3. उलटापन, वषरीत्य, 
दे० विपयंय । 

विपर्यास: [वि+ परि+ अस्‌--घछका_| . परिवर्तेन, वेप- 
रीत्य, व्यतिक्रम-विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षिति- 
रुहाम्‌- उत्तर० २२७ 2. विपरीतता, अननुकूलता 
- - यथा 'देवविपर्यासात्‌' में 3. अन्त: परिवर्तेन, अदल- 
बदल--प्रवहणविपयसिनागता--मृच्छ ० ८ 4. त्रूटि 
भूल । 


६ ९४२ ) 


विपलम्‌ [किमक्तं पल यन--प्रा० ब०] क्षण, समय का 
अत्यंत छोटा प्रभाग (जो पल का साठवां या छठा 
भाग समझा जाता हे) । 

विपलायनम्‌ [विशेषेण पलायनम्‌-प्रा० स०] दौड जाना, 
विभिन्‍न दिदज्ञाओं को भाग जाना । 

विपद्चित्‌ (वि०) [विप्रकृष्ट चिनोति चेतति चिन्तयति 

- वा->वि--प्र+चित्‌-+ क्बिप,. पृषो०] विद्वान, 

ब॒द्धिमानू--विपश्चितो विनिन्यरेनं गुरवों गुरुप्रियम 
-“रघु० ३॥२९, पुं०--एक विद्वान या बद्धिमान्‌ 
पुरुष, मुनि-- भवति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगत॑ 
वाचि निवेशयंति य---कि ० १४।४ । 


विपाकः [वि-+पच्‌ -|घज्म | !. खाना पकाना, भोजन 
बनाना 2. पाचनशक्ति 3. पकना, पक्‍वता, परिपकवता, 
विकास (आलं० भी )-अमी पृथुस्तंबभतः पिशजद्भतां 
गता विपाकेन फलस्य शालय:--कि० ४।२६, वाचां 
विपाको मम--भामि० ४४२, 'मेरे परिपक्व, पूर्ण 
विकसित अथवा गौरवान्वित शब्द! 4. परिणाम, फल, 
नतीजा, पूर्वजन्म अथवा इस जन्म के कर्मों का फल,-- 
अहो मे दारुणतरः कमंणां विपाक:--का० ३५४, 
मममंव जन्मांतरपातकानां विपाकविस्फूर्जथ रप्रसह्य : 
रघु० १४६२, भतृ० २।९९ महावी० ५।५६, 
5. (क) अवस्थापरिवर्तन उत्तर० ४।६, (ख) 
असंभावित बात या घटनाव्यतिक्रम, भाग्य का पलटा 
खाना, दुःख, संकट, उत्तर० ३॥३, ४॥१२ 6. कढि- 
नाई, उलझन 7, रसास्वाद, स्वाद । 

विपाटनम्‌ [ वि+पट्‌-+णिच्‌ --ल्यूट्‌ ] 7. खण्ड खण्ड 
करना, फाड़ कर खोलना 2. उखाड़ना 3. अपहरण । 

विपाठः (पुं०) एक प्रकार का लंबा तीर । 


विपाण्ड, विपाण्डर (वि०) [ विशेषेण पाण्ड:, पाण्ड्र: 


प्रा० स० | विवर्ण, पीला, - कि० ५१६, शि० ९|३, 
इसी प्रकार “विपांडर--शि० ४।५, रत्न० २।४। 

विपादिका (स्त्री०) !. पेर का एक रोग, बिवाई 2. प्रहे- 
लिका, पहेली । 

विपाश्ञ, विपांशा (स्त्री०) [ पाशं विमोचयति--वि--पश 
णिच्‌-+क्विप, वि+पश्‌-+णिच्‌ --अच्‌ --टाप ] 
पंजाब की एक नदी, वर्तमान व्यास नदी । 

विपिनम्‌ [ वेपन्ते जनाः अत वेप्‌ू+इनन्‌, ह्स्व ] जंगल, 
वन, वाटिका, झुरमुट--व॒ुन्दावन विपिने ललितं बित- 


शानि शक्तिमत्वाच्चकार सः--रघु० ४३१ । 

विपुल (वि०) [ विशेषेण पोलति--वि-+पुल-क |] 
. विशाल, विस्तृत, आयत, विस्तीर्ण, चौड़ा, प्रशस्त 
--विपुल नितम्बदेश --मालवि० ३॥७, शिरसि तन्‌- 
विपुलश्च मध्यदेश--मृच्छ ० ३२२, इसी प्रकार विपु- 
लम्‌ पृष्ठम्‌, विपुल: कुक्षि: 2. बहुत, पुष्कल, पर्याप्त, 


>:कि० १८।१४ 3. गहरा, अगाध--महावी ० १२, 
रोमाड्चित, पुलकित शि० १६॥३, (यहाँ 'प्रथम' 
अथ भी घटता है, --छः . मेरु पवेत 2. हिमालय 
पर्वत 3. संमाननीय पुरुष | सम०--छाय (वि०) 


छायादार, छायामय,--जघना विशाल कल्हों वाली 
सत्री,-- मति (वि०) मनीषी, प्रज्ञावान्‌,- रसः गन्ना, 


बिपुला [ विपुल--टाप्‌ ] पृथ्वी । 
विपुयः [ वि--पू+क्यप्‌ ] 'मंज' नामक घास | 
विप्र: [ वप्‌--रन्‌ पूषो० अत इत्वम ] ॥. ब्राह्मण, उद्ध- 
रण, दे० ब्राह्मण” के अन्तगंत 2. मुनि, बुद्धिमान पुरुष 
3. पीपल का पेड़। सम० - ऋषि: --ब्रह्मषि दे०, 
“ काष्ठम्‌ रूई का पौधा,-- प्रियः पलाश का वक्ष, 
डाक,-- समागम्‌ ब्राह्मणों का जमाव या घमंपरिषद्‌, 
- & स्वम्‌ ब्राह्मणों की संपत्ति । 
विप्रकर्ष: [ वि-प्र -- कृष्‌ --- घव्म__] दूरी, फासला । 
विभ्रकारः [ वि--प्र+-$--घज्म_ ] . अपमान, कट व्यव- 
हार, दु्वंचन, तिरस्कारयुक्त व्यवहार--कि० ३।५५ 
2. क्षति, अपराध 3. दुष्टता 4. विरोध, प्रतिक्रिया 
5. प्रतिहिसा ।. 
विप्रकोण (वि०) [ वि--प्र+कृ-क्त ) . इधर उधर 
फंलाया हुआ, तितर बितर किया हुआ, बिखेरा हुआ 
2. ढीला, (बाल आदि) बिखरे हुए 3. प्रसारित, 
बिछाया हुआ 4. चौड़ा, विस्तृत । 


विप्रकृत (म्‌० क० क्ृ०) [वि-+प्र+#--क्‍्त] 4. आहत, 
जिसे ठंस पहुंचाई गई हे, घायल 2. अपमानित, जिसे 
गाली दी गई हे, जिसके साथ कट्व्यवहार किया गया 
हैं 3. जिससे विरोध किया गया हैं 4. प्रतिहिसित, 
जिससे बदला ले लिया गया है (दे० विप्र पूवंक कृ ) । 

विप्रकृति: (स्त्री०) . क्षति, आधात 2. अपमान, अपशाब्द, 
कट्व्यवहार 3. प्रतिहिसा, बदला । 

विप्रकृष्ट (भू० क० कृ०) [ वि+प्र-+कृष +कक्‍्त ] 
. खींच दिया गया, हटाया हुआ 2. फासले पर, 
दूर. का, दूरवर्ती .3. सुदी्घ, लम्बा किया गया, 
विस्तारित । 

विप्रकृष्क (वि०) [ विप्रकृष्ट--कन्‌ ] दूरवर्ती, फासले 
पर । 


_ विप्रतिकारः [ वि--प्रति-+-कृ- घज्ण_] ।. प्रतिक्रिया, 
नोतु शुभानि यशस्यम्‌ गीत० १, विपिनानि प्रका- | 
| विप्रतिपत्ति: 


विरोध, वचनविरोध 2. प्रतिहिसा । 

(स्त्री०) [| वि--प्रति+-पद-+क्तिन ] 
. पारस्परिक असंगति, प्रतियोगिता, संघर्ष, झगड़ा, 
विरोध (मतों का या हितों का) 2. असहमति, 
आपत्ति 3. हरानी, घबड़ाहट 4. पारस्परिक सम्बन्ध 

: परिचय, जानपहचान । 
विप्रतिपन्न (भू० क० कृ०) [ वि-+-प्रति+-पद्‌-+क्त ] 


( ९डरे ) 


4. परस्परविरुद्ध, विरोधी, असहमत 2. घबड़ाया 
हुआ, व्याकुल, हेरान 3. मुकाबले का, विवादग्रस्त 
4. परस्परसंयक्त या सम्बद्ध । 

विप्रतिषंध: [ वि--प्रति+-सिघ्‌ --घझा ] !. नियन्त्रण 
में रखना, वश में रखना 2. समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
दो बातों का विरोध, दो समान हितों का संघष 
--हरिविप्रतिषधं तमाचचक्षे विचक्षण: शि० २।६, 
(तुल्यबलविरोधो विप्रतिषेघ:- मल्लि०) 3. (व्या० 
में) दो नियमों का (जिनसे दो भिन्न नियमों के 
अर्नुसार व्याकरण की दो भिन्न प्रक्रियाएं सम्भव हों) 
संघरं, समानरूप से महत्त्वपूर्ण दो नियमों की टक्कर 
--विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ - पा० १।४।२, इस पर दे० 
काशिका या महाभाष्य ) 4. रोक, वर्जन । 

' विप्रति (तो) सारः [ वि+-प्रति+-स्‌ू+घछञ्ा , पक्षे दीघः ] 
. पछतावा, -शि० १०।२० 2. क्रोध, रोष, गुस्सा 
3 दुष्टता, अनिष्ट । 

विप्रदृष्ट. (भू० क० क्ृ०) [ वि+5्र+दुष्‌ --कत | 
. दूषित, विक्ृत, मलिन 2. भ्रष्ट । 

विप्रनष्ट (भू० क० कृ०) [वि+-5्र-+नश्‌--क्‍्त | 
. खोया हुआ, लब्त 2. व्यर्थ, निरथ्थेंक । 

विप्रमुक्तत (भू० क० क्ृ०) [ वि+प्र+मृच्‌+-क्त ] 
. स्वतन्त्र छोड़ा हुआ, आजाद किया हुआ, खुला 
छोड़ा हुआ 2. गोली का निशाना बनाया गया, 
बन्दूक से दागा गया 3. छटकारा पाया हुआ । 

विप्रयकतः (भू० क० कृ०) [ वि+प्र+यज्‌--क्त ] 
. पृथक्‌ किया हुआ, वियुक्त, विच्छिन्न 2. अलग 
हुआ, अनुपस्थित--मेघ० २ 3. मुक्त किया हुआ, 
रिहा किया हुआ 4. वड्चित, विरहित, बिना 
(समास में ) । 

विप्रयोग: [ वि-+-प्र +युज्‌-- घझा | . अनेक्य, पार्थेक्‍्य, 
वियोग, अलगाव, जंसा कि प्रिय” में 2. विशेषकर 
प्रेमियों का बिछोह--मा भूदेव॑ं क्षणमपि च ते विद्युता 
विप्रयोग: -मेघ० ११५, १०, रघु० १३॥।२६, १४।६६ 
3. कलह, असहमति । 

विप्रलब्ध (भू० क० कृ०) [ वि+-प्र+लभ्‌+-क्‍्त |] 
]. धोखा दिया गया, ठगा गया 2. निराश किया 
गया 3. चोट पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त,--ब्घा वह 
स्‍त्री जो अपने प्रियतम को नियत स्थान पर न पाकर 
निराश हो गई हो (काव्यग्रन्थों मं वणित एक 
नायिका )--सा० द० ११८ पर दी गई परिभाषा -- 
प्रियः क्ृत्वापि संकेत यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलव्धेति सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ।। 


विप्रलम्भ: | वि--प्र+लम्भ्‌ू ++घञ | 7. धोखा, छल, 
चालाकी--कि ० १११२७ 2. विशेषकर मिथ्या उक्तियों 
या झूठी प्रतिज्ञाओं से छलना 3. कलह, असहमति 


4. अनेक्‍्य, पार्थक्य, अलगाव 5. प्रेमियों का बिछोह 
- शश्रुवे प्रियजनस्थ कातरं विप्रलम्भपरिशंकिनो 
वचः रघु० १९।१८, वेणी० २१२ 6. (अलं० मे) 
विप्रलूम्भ श्यृंगार (इसमें नायक नायिका के विरह- 
जन्य सन्‍्ताप आदि का वर्णन किया जाता हैं) शंगार 
के दो मुख्य भेदों में से एक, (विप० संभोग ) --अपरः 
(विप्रलृम्भ:) अभिलाष विरहे्ष्या प्रवासशापहेतुक 
इति पंचविधः:--काव्य० ४, यूनोरयुक्तयोर्भावो 
युक्‍तयोरवाथवा मिथ: | अभीष्टालिड्भनादीनामनवाप्तो 
प्रहृष्पते । विप्रलम्भ: स विज्ञेय: --उज्ज्वलनीलमणि:, 
तु० सा० द० २१२, तथा आगे। 

विप्रछाप: [वि--प्र|- लप्‌ृ+घछा] . व्यर्थ या निरर्थक 
बात, बकवास, अनाप-दनाप, निस्सार 2. पारस्परिक 
वचनविरोध, विरोधी उक्तियाँ 3. झगड़ा, तू-तू में-में 
4. अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना, वचन पूरा न करना । 

विप्ररलयः [विशेषेण प्रूय: -प्रा० स०] पूर्ण विनाश या 
विघटन, सर्वंनाश, - विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूय- 
सामपि, ब्रह्मणीव विवर्तानां क्‍्वापषि विप्रलूय: कृत: 
5ऊ5त्तर० ६।६ । 

विप्रल॒ुप्त (भू० क० कृ०) [वि+प्र+लुप्‌-+क्त।| . अप- 
हत, छीना हुआ2. बाघायुक्त, हस्तक्षेप किया गया । 


विप्र,लोभिन्‌ (पुं०) [वि--लभ्‌+णिच्‌+णिनि] दो वृक्षों 


के नाम, अशोक और किकिरात । 

विप्रवासः [वि-प्र+-वस्‌ +-घज्ा_] परदेश में रहना, विदेश 
में निवास करना (अपनी जन्मभूमि से दूर रहना) । 

विप्रश्चिका [विशेषण प्रश्नो यस्याः वि+-प्रश्न-+-कप 
+टापू, इत्वम्‌] स्त्री ज्योतिषी, जो भाग्य की बातें 
बतलाय । 

विप्रहीण (वि०) [वि--प्र-- हा +क] वड्चित, विरहित । 

विप्रिय (वि०) [वि--प्री+-क, इयडछ] अरुचिकर, जो 
पसन्द न हो, जो सुखद न हो, जो स्वादिष्ट न हो, 

पम्‌ अपराध, अनिष्ट, अरुचिकर कार्य -मनसापि 

न विप्रियं मया क्रृतपूर्व तव कि जहासि माम्‌--रघु० 
८।५२, कु० ४॥७, कि० ९।३९, शि० १५१११ । 

विप्रष (स्त्री०) [वि--प्रुप्‌+किवप्‌ | 4. (पानी या किसी 
अन्य द्रव की) बूंद संताप॑ नवजलविप्रुषो गृहीत्वा 
--शि० ८।४०, स्वेदविध्रष: - २१८ 2. चिह्न, 
बिन्दु, धब्बा । 

विप्रोषित (भू० क० ० ) [वि-प्र +-वस्‌ -+-क्‍त | 4, पर- 
देश में रहना, जन्मभूमि से दूर होना, अनुपस्थित 
2. निर्वासित, देशनिकालाप्राप्त रघु० १२॥११। 
सम० भतुका वह स्त्री जिसका पति परदेश गया 
हुआ है । 

विप्लवः [वि+प्ल--अप्‌| . बहना, इघर-उघर टहलना, 
विभिन्न दिशाओं में बहना 2. विरोध, वषरीत्य, 


( ९वटें ) 


3. हेरानी, व्याकुलता 4. हल्लड़, हंगामा, हल्ला-गुल्ला 
मालवि० १ 5. निजनीकरण, वह संग्राम जिसमें 
लटपाट खूब हो, शत्रु से भय 6. बलात्‌ लूटपाट 
7. हानि, विनाश--ससत्त्वविप्लवात्‌ -रघु० ८॥४१ 
8, आपदा, आपत्काल - अथवा मम भाग्यविप्लवात्‌ 
--रघु० ८।४७ 9. दर्पण पर जमी हुई घूल या जंग 
--अपवर्जितविप्लवे शुचो'''मतिरादर्श इवाभिद्श्यते 
-+कि० २।२६, (यहाँ 'विप्लव” का 'प्रमाणबाध' 
अर्थात्‌ तर्काभाव भी हूँ) 0. अतिक्रगण, उल्लंघन--कि ० 
११३ 4. अनिष्ट, संकट 42. पाप दुष्टता, पापमयता । 


विप्लावः [वि+प्ल-|-घजञा_] 4. जलप्लावन, बाढ़ 2. उप- 
द्रव 3. घोड़े की सरपट दौड़ । | 
विप्लुत (भू० क० कृ०) [वि-+प्लु+क्त| . जो इधर 
उधर वह गया हो 2. डूबा हुआ, निमग्न, बाढ़ग्रस्त, 
किनारों से बाहर होकर बहा हुआ 3. हैरान, परेशान 
4. विध्वस्त, उजाड़ा, हुआ 5. लप्त,. ओझल 6. अप- 
मानित, अनादुत 7. बर्वाद 8. तिरोहित, विरूपित 
9. दुश्चरित्र, लम्पट, दुराचा री, लच्चा 0. विपरीत, 
उलटा 4. मिथ्या, झूठा -उत्तर० ४।१८ । 
विप्लब दे० “विप्रष्‌ । 
बिफल (वि०) [विगतं फल यस्य--प्रा० ब०| 4. फल- 
रहित, अनुपयोगी, व्यर्थ, प्रभावशन्य, अलाभकर-मम 
विफलमेतदन्‌रूपमपि यौवन गीत० ७, जगता वा 
विफलेन कि फलम्‌ रस०, शि० ९।६, कु० ७६६, 
मेघ० ६८ 2. बेकार, निरर्थंक | 
विबंध: [वि--बन्ध्‌ -| घञ्म_| . कोष्ठ बद्धता 2. रुकावट । 
विबाधा [विशिष्टा बाधा-प्रा० स०] पीडा, वबेदना, संताप, 
मानसिक कष्ट । 
विब॒ुद्ध (भू० क० $० | [वि+-बृघ्‌ +-क्त | . उठाया हुआ, 
जगाया हुआ, जागरूक--श० २ 2. फलाया हुआ, 
विदृंध मंजरीयक्त, पूरा खिला हुआ 3. चतुर, कुशल । 
विबुध: [विशेषेण बुध्यते -बुध--क] 7. बुद्धिमान्‌ या 
विद्वानू पुरुष, ऋषि, मूनि--सख्यं साप्तपदीनं भो 
इत्याहुबिबधा जनाः- पंच ० २।४३ 2. सुर, देवता, -- 
अभूनपो बिबुधसखः परंतपः भट्ठि० ११, गोप्तारं 
ते निधीनां महयन्ति महेश्वरं॑ं विबधा: सुभा० 
3. चाँद। सम०- अधिपतिः, इन्द्र, ईइवरः इन्द्र 
का विशेषण,--हिष, शात्रः राक्षस -विक्रम १॥३ । 
विबुधान: [वि--ब॒ध्‌--शानच्‌| . विद्वान पुरुष 
2. अध्यापक । 
विबोधः [विबध्‌+-घजञा] ॥4. जागरण, जागते रहना 
2. प्रत्यक्षज्षान, खोजना 3. बूद्धि, प्रतिभा 4. जाग 
जाना, सचेत होना, अलं० में ३३ या ३४ व्वभिचारी 
भावों में से एक,-- निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो 
विबोध:---रस ० । 


विव्वोक दे० “बिब्बोक । 

विभकत (भू० क० कृ०) [वि-+-भज्‌ +-क्‍्त] . बांटा हुआ, 
विभाजित को हुई (संपत्ति आदि) 2. बंटा हुआ, स्वार्थ 
की दृष्टि से अलग अलग किया हुआ, विभकता भ्रातरः' 
मे 3. जुदा किया हुआ, अलरूग किया हुआ, भिन्न 
किया हुआ,-शि० १।३ 4. विभिन्न, , विविध 5. सेवा- 
निवृत्त, एकान्तवासी 6. नियमित, सममित 7. विभू- 
षित (दे० वि पूवेक भज्‌ ),--क्तः कातिकेय । 

विभक्तिः (स्त्री०)) [वि--भज्‌ +-क्तिन] ॥. बांटना, 
प्रभाग, विभाजन, बंटवारा 2. पार्थक्य, स्वार्थ में अल- 
गाव 3. हिस्सा, दायभाग 4. (व्या० में) संज्ञा शब्दों 
के साथ लगा कारक या कारक चिह्न । 

विभंगः [वि--भंज्‌ +-घजा ] 4. ट्टना, अस्थिभंग 2. ठह- 
राना, अवरोध, पड़ाव भग० २।२६ 3. झकना, 
(भौंहों भादि का) सिकोड़ना - श्रूविभंगकुटिलं च 
वीक्षितं--रघु ० १९।१७ 4. शिकन, श्ुर्री 5. पग, सीढ़ी 
--रघु० ६।३ 6. फूट पड़ना, प्रकटीकरण--विविध- 
विकार विभंगम्‌ -- गीत० ११ । 

विभवः [वि--भू--अच्‌ | . दोलत, घन, सम्पत्ति--अतनष 
विभवेष्‌ ज्ञातयः सन्‍्तु नाम -श० ५॥८, रघु० ८।६९ 
2. ताक़त, शक्ति, पराक्रम, बड़प्पन. एतावान्मम 
मतिविभव:--विक्रम ० २, वाग्विभव: मा० १२०, 
रघृ० १॥९, कि० ५१२१ 3. उन्नत अवस्था, पद, 
प्रतिष्ठा 4. महत्ता 5. मोक्ष, म॒वित । 

विभा [वि+-भा--क्विंप्‌| . प्रकाश, आभा 2. प्रकाश, 
किरण 3. सौन्दयय । सम०--कर: सूयं,-बत बत लस- 
त्तज:ःपंजोी विभाति कर:-काव्य ० १० 2. मदार 
का पौधा 3. चन्द्रमा, वसुः [. सूर्य 2. अग्नि - रचयि- 
प्यामि तनुूं विभावसो---कु० ४|३४, रघृ० ३॥।३७, 
१०।८३, भग ० ७।९ 3. चन्द्रमा 4. एक प्रकार का हार। 

विभाग: [वि--भज्‌ --घजा| . प्रभाग, विभाजन, अंश 
(दायभाग आदि का)--समस्तत्र विभाग: स्यथात्‌ 
--मन्‌० ९१२०, २१०, याज्ञ० २।११४ 2. दाय- 
भाग 3. भाग या हिस्सा 4. बांटना, अरहूुग-अलंग 
करना, पाथथक्य (न्या० में यह एक गुण माना जाता 
है) -+कु० २४, भग० ३।२९ 5. अंश 6. अनुभाग । 
सम०-#ल्पना हिस्सों का नियत करना-ययाज्ञ ० २।१४९, 

धर्म: दायभाग की विधि, बंटवारे का कानून,-पत्रिका 

विभाजन की दस्तावेज़,--भाज (पुं०) पहले से बंटी 
हुई सम्पत्ति का हिस्सेदार -याज्ञ० ११२२। 


विभाजनम्‌ [ वि+-भज्‌ --णिच्‌ -- ल्यूट्‌ |] बंटवारा, वित- 
रण करना । 

विभाज्य (वि०) [वि-भजू-+ण्यत्‌ | . अंशों मे 
विभक्त किये जाने के योग्य, बांट जाने के योग्य 
2. विभाजनीय । 


के ( 


विभातम्‌ [| वि-भा |क्त | प्रभात, पौ फटना । 

विभाव: | वि-+-भू--धज्ण_] 
विशेष स्थिति में विकसित करने वाली दशा, रस- 
भाव को उद्बोधक स्थिति, तीन मुख्य भावों में से एक 
(दूसरे दो हैँ--अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव) - रत्या- 
युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययो:--सा० द० 
६१, (इसके मुख्य अवान्तर भेद हें--आलंबन और 
उद्दीपक--दे ० आलंबन ) 2. मित्र, परिचित । 

विभावनम्‌,---ता [ वि--भू-+-णिच्‌ -- ल्यूटू, ] 4. स्पष्ट 
अत्यक्षत्ञान, या निश्चय, विवेक, निर्णय 2, विचार 
विमर्श, गवेषण, परीक्षा 3. प्रत्यय, कल्पना कई 
आल में) एक अलंकार जिसमें बिना कारण के कार्यों 
का होना वर्णित होता हैं--क्रियाया: प्रतिषेधे४पि 
फलव्यक्तिविभावना-- काव्य ० १० | 


विभावरोी [वि--भा-- वनिप्‌ -- डीपू, र आदेश:| 4. रात- 
अपवणि ग्रहकल॒षेंदुमंडला विभावरी कथय कथं भवि- 
ध्यति--मालवि० ४।१५, ५७७, कु० ५।४४ 2. हल्दी 
3. कुटनी 4. वेश्या 5. वामाचारिणी स्त्री 6. मुखरा 
स्त्री, बातूनी । 
विभावित (भू० क० क्ृ०) [ वि--भू+ णिच्‌+क्त |] 
. प्रकटीकृत, स्पष्ट रूप से दर्शनीय किया हुआ 2. 
गात, जाना हुआ, निश्चित किया हुआ 3. देखा हुआ, 
सोचा हुआ 4. निर्णीत, विवेचन किया हुआ 5. अनु- 
मित, संकेतित 6. सिद्ध, सर्वंसम्मत | सम० -. एकदेश 
(वि०) 'जिसके साथ एक भाग का पता छूगाया गया' 
' अर्थात्‌ जो (विवादास्पद विषय के) एक भाग के 
संबंध भें अपराधी पाया गया-- विभावितकदेशेन देय॑ 
यदनियज्यते-- विक्रम० ४।१७। 


विभाषा | वि--भाष्‌--अ+टठाप्‌ ] ॥. 
विकल्प 2. नियम की वैकल्पिकता । 

विभासा | वि-+भास्‌--अ-+-टाप्‌ ] प्रकाश, कान्ति, 
आभा | 

विभिन्‍न (भू० क० कृ०) [ वि-+भिद्‌--क्त ] 4. तोड़ा 

” हुआ, विभकक्‍त किया हुआ, खण्ड खण्ड किया हुआ 
बॉधा हुआ, घायल 3. दूर हटाया हुआ, भगाया हुआ, 
तितर बितर किया 4. हैरान, परेशान, व्याकुल, 
>. इधर उघर डोला हुआ 6. निराश किया हुआ 
7. विविध, नानाप्रकार के 8. मिश्रित, मिलाया हुआ, 
चितकबरा, रंगबिरंगा--विभिन्‍नवर्णा गरुडाग्रजेन 
सूर्यस्य रथ्या: परित: स्फुरंत्या--शि० ४।१४, (दे० 
वि पूवक भिद ) ,-जः शिव का नाम । 

विभीतः, तम्‌, विभोतक:, कम,  [ विशेषेण भीतः 

विभीतकी . विभीता विभीत -+- कन्‌, विभी- 
तक--डीपू, विभीत--टाप्‌ | एक वक्ष का नाम, 
बहेड़ा, (त्रिफला में से एक) बहेड़े का पेड़ । 


११९ 


इप्सित वस्तु, 


मन या शरोर को किसी ' 


९४५ ) 


विभीषक (वि०) [ विशेषेण भीषयते-- वि -+-भी--णिच 
फ प्वुल षुक आगम:ः ] डरावना, त्रासया भय देने 
वाला । 
विभीषिका [ वि-+-भी -- णिच्‌-+-ण्वुल-|- ठाप, षुकागर्म:, 
इत्वं च ] 4. त्रास 2. डराने के साधन, हौवा 
(चिड़ियों को डराने के लिए फूंस का पुतला, जज) 
“यदि ते संति संत्वेव केयमन्या विभीषिका--उत्तर० 
४५|२९ | 
(बि०) (स्त्री०--भु-स्वी) [ वि+भू+ड्‌ ] . 
ताकतवर, शक्तिद्याली 2. प्रमुख, सर्वोपरि 3. योग्य, 
समर्थ (तुमुन्नंत के साथ)--(घनुः) पूरयितृं भवंति 
विभव: शिखरमणिरुच:-कि० ५४३ 4. आत्मसंयमी, 
धीर, जितेन्द्रिय--कमपरमवशं न विप्रकुर्य विभु- 
मधपि त॑ यदमी स्पशंति भावाः-- क० ६।॥९५ 85. 
(न्या० में) नित्य०, सर्वव्यापक, स्वंगत,--भ्ः 4. 
अन्तरिक्ष 2. आकाश 3. काल 4. आत्मा 5. स्वामी, 
शासक, प्रभु, राजा 6. सर्वोपरि शासक-- भग० 
५।१४, १०१२ 7. सेवक 8. ब्रह्मा 9. शिव--कु० 
७।३१ 0 विष्णु | 
विभुग्न (वि०) [वि--भुज्‌ --क्त] वक्र, झका हुआ, टेढ़ा, 
कूटिल । 
विभूतिः (स्त्री०) [वि-+भू--क्तिन] 4. ताकत, शक्ति, 
बड़प्पन--शि० १४५, कु० २।६१ 2. समद्धि, कल्याण 
3. प्रतिष्ठा, उच्च पद 4. धन, प्राचयं, महिमा, 
कान्ति अहो राजाधिराजमंत्रिणो विभूति:--म॒द्रा० 
रे, रघु० ८।३६ :“. दोलत, घन--रघृ० ४१९, 
६७६९, १७।४३ 6. अतिमानव शक्ति (इसमें आठ 
शक्तियां सम्मिलित हैं. अणिमन्‌, लषिमने, प्राप्ति, 
प्राकाम्यम्‌ू, महिमनू, ईशिता, वश्चिता और कामा- 
वसायिता )--कु० २।११ 7. कंडों की राख । 
विभूषणम्‌ [वि - भूष्‌-|- ल्यूट] अलंकार, सजावट,-विशेषत: 
सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ - भर्तृ० 
२।७, रघु० १६।॥८०। क्‍ 
विभूषा [वि--भूष--अ-- टाप्‌] अलंकार, सजावट,-- संपेदे 
अमसलिलोद्गमो विभूषा--कि० ७।५, रघु० ४५४ 
2. प्रकाश, कान्ति 3. सौंदयं, आभा । 
विभूषित (भू० क० क०) [वि-+भूष्‌--णिच्‌--क्त] 
अलकृत, सुशोभित, सुभूषित । 


विभ 


जो 


विभूत (भू० क० कृ०) [वि--भू--क्त] संभाला गया, 


सहारा दिया गया, संघारित या संपोषित । 

विश्वंशः [वि- भ्रंश +-घज्म] . गिरना, ट्ट पड़ना 2, 
ह्वास, क्षय, बर्वादी 3. चद्ठान । 

विश्रेशित (भू० क० क्ृ०) [वि- भ्रंश्‌+ क्त] 4. बहकाया 
गया, फूसलाया गया 2. वंचित, विरहित । 


विश्वम: [वि--भ्रम्‌ू--घव्ा ] 4. इधर उधर टहलना, 


( ९४६ ) 


घमना 2. भ्रमण, फरा, इधर उधर लढ़कना 3. त्रटि 
भूल, गलती 4. उतावली, अव्यवस्था, हड़बड़ी, गड़बड़ी 
विशेषतः प्रेम के कारण उत्पन्न मन की अस्थिरता 
>-वित्तवृत्यनवस्थानं श्वज्भाराद्तिाभ्रमो भवेत 5 
(अतः) हड़बढ़ी के कारण अलंकारादिक का उलटा- 
सीधा पहनना -विम्नमस्त्वरयाधकाले भषास्थान 
विपययः, दे० कु० १।४ तदूपरि मल्लि० 6. रंगरेलियाँ 


कामकेलि, आमोद-प्रमोद - मा० १।२६, ९।३८ 7 
सोन्दय, लालित्य, लावण्य--नं० १५।२५, उत्तर० 
१।२०, २४, ६४, शि० ६।४६, ७।१५, १६।६४ 


8. सन्देह, आशंका 9. सनक, वहम | 

विश्रमा [वि-|- भ्रम अच --टाप ] बढ़ापा । 

विश्रष्ट (भू० क० कृु०) [वि-+-अभ्रंश--क्त] 4. गिरा 
हुआ, पड़ा हुआ, अलग किया हुआ 2. क्षीण, लुप्त, 
पतित, बर्बाद 3. ओझल, अन्तहित । 


विज्ञाज (वि०) [वि-|-भ्राज्‌+क्विप] चमकीला, दीप्ति 
मान्‌, प्रकाशमान । 

विश्लञांत (भू० क० कृ०) [वि-+-भश्रम्‌--क्त] 4. चक्‍कर 
खाया हुआ 2. विक्षब्ध, व्याकुल, अव्यवस्थित, हड़- 
बड़ाया हुआ 3. भ्रम म॑ पड़ा हुआ, भूल करने वाला | 
सम० - नयन (वि०) विलोलदृच्टि, चंचल आंखों 
वाला, - शीरू (वि०) 4. जिसका चित्त अव्यवस्थित 
ही 2. नशे में चर, मतवाला, - रः . बन्दर 2. सूर्य- 
मंडल या चन्द्रमंडल । 

विभान्तिः (स्त्री०) [वि-+भ्रम्‌+ क्तिन] . चक्‍कर, फेरा 
2. हड़बड़ी, त्रटि, गड़बड़ी 3. उतावली, जल्दबाजी । 

बिसत (भू० क० कृ०) [वि--मन्‌ -क्‍त] . असहमत 
असम्मत, भिन्‍न मत रखने वाला 2. विषम, असंगत 
3. अनादुृत, अपमानित, उपेक्षित, -तः शत्र । 


विमति ( वि० )[ विरुद्धा विगता वा मतियंस्य -प्रा० ब० ॥ 
मूर्ख, प्रज्ञाशून्य, मूढ,--तिः (स्त्री०) . असम्मति, 
असहमति, मतविभिन्नता 2. अरुचि 3. जडता । 

विम॒त्सरम्‌ (वि०) [विगतः मत्सरो यस्य--प्रा० ब०] 
ईर्श्या से मकत, ईर्ष्यारहित - भग० ४।२२ । 

विभ्रद (वि०) [विगत: मदो यस्य - प्रा० ब०] ॥. नशे से 
मकक्‍त 2. हषशन्‍न्य, ईर्ष्याल । 

विसनस, विसमनस्क (विं०) [विरुद्ध मनो यस्य, पक्षे कप 
प्रा० ब०| 4. उदास, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न 
म्लान--उत्तर ० १।॥७ 2. अनमना 3. हे रान, परेशान 
4. अप्रसन्न 5. जिसका मन या भावना बदली हुई हो 

विमन्यु (वि०) [विगत: मन्ययंस्थ प्रा० ब०] . क्रोध से 
मकक्‍त 2. शोक से म॒क्‍त । 

विसय: [वि--भी-|-अच] विनिमय, अदला-बदली । 

बिसदें: [वि-+मृदू+घवल्म ] 4. चरा करना, कुचलना 

चकना चूर करना 2. मसलना, रगड़ना--विमर्दे- 


४०॥०॥ाआाआाणाणााआआआआआआआआआआआआआआ"आआआआआआआआआआशआशलनााााााा ला ६ नल लत -॒---_ह.॒॒हहल-॒- ३-३ ॒न॒॒नननुनुल... >> > > मिल लक लक ..आाााा..................००.ल्‍..०ममहआ गा स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍इन्‍न्‍, कफ अब --त 0-35 कर >> >अअ+ 3-5 जे “080 ना नन नम अमर *""*""*" ** -3333888888७७७७७७७७७००००० कि + ७७०७७... न्‍2: परमार 5४७ 
७.3५. "४. २००० ०७७७५ ५४५ २-9५७५५५५५५ ५० - >गह"फिं-- .४...ूहमूह..धधुूूह४ ४४४... 3..." "व... प्र “4-3 39७७४ ५६७७७ २० गा "किक नाक फ .- 
धागा बा ७ अर खा पान हल नल. लललललललच 


सुरभिवेक्रुलावलिका खल्वहम्‌--मालवि० ३, रघु० 
५।६५ 3. स्पर्श 4. उबटन आदि शरीर पर मलना 
5. संग्राम, यद्ध, लड़ाई, भिड़न्त  विमदंक्षमां भूि- 
मवतराव:--उत्तर० ५ 6. विनाश, उजाड़,--रघ्‌ ० 
६।६२ 7. सूय और चन्द्रमा का मेंल 8. ग्रहण । 
विमर्दक: [वि-मृद्‌--ण्वुल] . पीसने वाला, चरा करने 
वाला, चकनाचर करने वाला 2. गन्ध द्रब्यों की 
पिसाई 3. ग्रहण 4. सूर्य और चन्द्र का मेल । 
विमर्देनम,--ना [वि-+मद-+ल्यट| 4. चरा करना 
कुचलना, रॉदना 2. आपस में मसलना, रगड़ना 
विनाश, हत्या 4. गंध द्रव्यों की पिसाई 5. ग्रहण । 


विमशे: [वि-मृश्‌-घरऊा | . विचार विनिमय, सोच 
विचार, परीक्षण, चर्चा 2. तर्कना 3. विपरीत निर्णय 
4. संकोच, संदेह 5. पिछले शुभाशुभ कर्मों की मन के 
ऊपर बनी छाप, दे० वासना । 
विमर्ष: |वि+मष-|-घठ्म . विचार, विचारविनिमय 
2. अधीरता, असहिष्णुता 3. असन्तोष, अप्रसन्नता 
. (नाटकों में) नाटकीय कथा वस्तु की सफल प्रगति 
में परिवर्तत, किसी प्रेमाख्यान के सफल प्रतक्रम में 
किसी अदृष्ट दुघंटना के कारण परिवरतंन, सा० द० 
३३६ पर इसकी परिभाषा यह हँ--यत्र मख्यफलोपाय 
उच्धिन्नो गर्भपोईधिकः, शापाद्यः सांतरायहच स विम् 
इति स्मृतः दे० मुद्रा० ४॥३, (इन सब अर्थों के 
लिए बहुघा विमर्श" लिखा जाता हैं) 


विमल (वि०) [विगतो मलो यस्मात्‌--प्रा० ब०] . पवित्र 
निर्मल, मलरहित, स्वच्छ (आल० से भी) 2. साफ, 
शुश्र, स्फटिक जंसा, पारदर्शी (जंसे जल) विमल 
जलम 3. श्वेत, उज्ज्वल,--लम . चांदी की कलूई 
2. तालक, सेलखड़ी । सम० -- दानन देवता के लिए 
चढ़ावा,--मणिः स्फटिक । 

विसांस:, - सम्‌ [विरुद्ध मांसम्‌-प्रा० स०| अस्वच्छ मांस 
(जसे कुत्तों का) 

विमात्‌ (स्त्री०) [विरुद्धा माता--प्रा० स०] सौतेली माँ । 
सम०-जः सौतेली माँ का बेटा ।. 

विसान:, - नम [वि--मन्‌ +-घरऊा, वि-मा+युल्ट्‌ वा] 
4. अनादर, अपमान 2. माप 3. गृब्बारा, व्योमयान 
(आकाश में घूमने वाला) - पदं विमानेन विगाह 
मान: - रघचु० १३॥१, ७॥५१, १२।१०४, कु० २।४५, 
७।४०, विक्रम० ४।४३, कि० ७।११ 4. यान 
सवारी रघु० १६।६८ 5. कमरा, शानदार कमरा या 
सभाभवन--रघु ० १७।९ 6. (सात मंजिलों का) महल 
“नत्रा नीता: सततमतिना यद्विमानाग्रभूमी:- मेघ० 
६९ 7. घोड़ा। सम०--चारिन, यान (वि०) 
गुब्बारे में बंठ कर घमने वाला,-- राजः ।. श्रेष्ठ 
व्योमयान -- उत्तर० ३ 2. व्योमयान का संचालक । 


( ९४७ ) 


विमानना [वि-+मन्‌+णिच्‌--यच्‌--टाप] अनादर, 
निरादर, अपमान, प्रतिष्ठा भंग - विमानना सुश्रु कुतः 
पितुगृहे - कु० ५४३, अभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ 
रधघ्‌० ८।|८ ॥ 
विमानित (भू० क० कृु०) [वि+मन्‌+णिच्‌-+-क्त] 
अनादत, निरादत । 
विमार्ग: [विरुद्धों मार्ग:---प्रा० स०] . खराब सड़क 
2. कुपथ, दुराचरण, अनेतिकता 3. झाड़। सम० 
- गा असती स्त्री विमागंगायाइच रुचिः स्वकांते 
““भामि० १।१२५, - ग्रासिन्‌, - प्रस्थित ( वि० ) 
असदाचारी--श० ५॥८ । 
विमार्गणम्‌ [वि-मार्ग -+ल्यूट] ढूंढना, खोजना, तलाश 
करना । 
विध्रित, विमिश्चित (वि०)[वि-+-मिश्र्‌-- अच्‌, क्त वा] मिला 
हुआ, सम्पृकक्‍्त, गड्डमडड किया हुआ (करण० के साथ 
या समास में)-पुंभिविमिश्रा नायेश्च-महा », दंपत्योरिह 
को न को न तमसि ब्रीडाविमिश्रो रसः - गीत० ५ । 
विमुक्‍्त (भू० क० कृ०) [वि+मृच्‌--क्त] . आजाद 
किया हुआ, रिहा किया हुआ, स्वतन्त्र किया हुआ, 
2. परित्यक्त, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, पीछे रहा 
हुआ 3. स्वतंत्र 4. जोर से फेंका गया, (बन्दृक से) 
दागा गया 5. अभिव्यक्त । सम० कंठ (वि०) 
ऋन्दन करने वाला, फूट फूट कर रोने वाला । 
विमुक्ति: (स्त्री०) [वि--मूच्‌-+-क्तिन्‌] !. रिहाई, छट- 
कारा 2, वियोग 3, मोक्ष, उद्धार । 
विमुख (वि०) (स्त्री०-खो) [विरुद्धमननुकूल म्ख यस्य 
प्रा० ब०] !. मुंह मोड़े हुए 2. पराहमुख, अनिच्छक, 
विरुद्ध--न क्षुद्रोपि प्रथमसुक्रतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते 
मित्रे भवति विमुखः कि पुनयंस्तथोच्च: - मेघ० 
१७,२७, ( रधूणां) मन: परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति - रघु० 
१६।८, १९।४७ 3. शत्र--हि० १।१३० 4. रहित, 
शुन्य (समास में) करुणाविमुखेन मृत्यना हरता त्वां 
वद कि न में हृतम्‌ - रघु० ८।६७ । 


विमुग्धघ (वि०) [वि-+-मह _-+क्‍्त] अव्यवस्थित घबराया ' 


हुआ, व्याकुल । 
विमुद्र (वि०) [विगता मुद्रा यस्य -प्रा० ब०] . बिना 
मोहर लगा 2. खुला हुआ, मुकुलछ्िति, खिला हुआ । 


। 


विमूढ़ (भू० क० क्ृ०) [वि-+मह +कक्‍्त] . घबराया 


हुआ, व्याकुल 2, बहकाया हुआ, लभाया हुआ, फुस- 
लाया हुआ 3. जड़ । 

विमृष्ठ (भू० क० कृ०) [वि-+म॒ज्‌+-क्‍्त | . मरा हुआ, 
पोंछा गया, साफ किया गया 2. सोचा हुआ, विचार 
किया हुआ, चिन्तन किया हुआ । 

विमोक्षः [वि+मोक्ष-- धव्म_] . रिहाई, मुक्ति, छुटकारा 
2. गोली दागना, निशाना लगाना 3. मृक्ति । 


। 
है| 
|| 


वीजा 


विमो क्षणम्‌,-णा [वि-मोक्ष्‌-ल्यूट] 4. छटकारा, रिहाई 
मुक्त करना 2. गोली दागना 3. त्यागना, छोड़ना, 
परित्यक्त करना 4. (अण्डे) देना । 

विभोचनम्‌ [वि-+मुच्‌-| ल्युट] !. खोल देना, जूआ हटा 
लेना 2. रिहाई, स्वतन्त्रता 3. छटकारा, मोक्ष । 

विमोहन (वि०) (स्त्री०--ना,-नी) [वि- मुह +णिच 
+्युट्‌ | . रिझ्ाना, प्रलोभन देना, आक्ृष्ट करना, 
“7त५ - नेम्‌ नरक का एक प्रभाग, नम फुसलाना, 
लभाना, आक्ृष्ट करना । 

विबः, - बम्‌ दे० “बिम्ब' । 

विबक: दे० 'बिम्बक' । 

विबटः [बिब्‌--अट्‌--अचू, शक० पररूपम्‌] राई का 
पोधा । 

विबिका दे० “बिबिका । 


बिबा,-बो (स्त्री) [बिब्‌--अच्‌--टापू, डी वा] एक बेल 
का नाम । 

विद्विित दे० बिबित' । 

बविबः (पु०) सुपारी का पेड़ । 

वियत्‌ (नपुं०) [वियच्छति न विरमति--वि--यम्‌ 
-+/क्विपू, म लोप:, तुकागम:ः| आकाश, अन्‍्तरिक्ष, 
निरभ्रव्योम - पश्योदग्रप्लतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोक- 
मुर्व्या प्रयाति - श० १७, रघु० १३४४० । सम० 
“गंगा . स्वर्गीय गंगा 2. आकाशगंगा,--चारिन 
(वियच्चारिनत्‌) (पुं०)) चील,--भूतिः (स्त्री०) 
अंधकार, मणिः (वियन्मणि:) सूर्य । 

वियतिः (पुं०) पक्षी । 

वियमः [वि-+यम्‌ +-अप्‌ ] . प्रतिबंध, रोक, नियन्त्रण 
2. दुःख, पीड़ा, कष्ट 3. विराम, पड़ाव । 

वियात (वि०) [विरुद्ध निंदां यात:--प्रा० स०] ।. धृंष्ट 
2. साहसी, निलेज्ज, ढीठ । 

वियाम दे० 'वियम' । 

वियुक्त (भू० क० क्ृु०) [वि--यज्‌--क्त] . विच्चछिन्न, 
पृथक्कृत, अलग किया हुआ 2. जुदा किया हुआ, परि- 
त्यक्त 3. मुक्त, वंचित (करण० के साथ या समास में)। 

वियुत (भू० क० क्ृ०) [वि--यु--क्त] वियक्त, विरहित, 
वड्चित - विक्रम० ४।१८ । 

वियोगः [वि-+-यूज्‌-घञा_] . जुदाई, विच्छेद,--अयमेक- 
पदे तया वियोगः सहसा चोपनतः: सुदृःसहो मे-विक्रम ० 
४३, त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्थापि समवस्था 
दृश्यते - श०४, संघत्ते भुशमरति हि सद्वियोग: - कि० 
५४१, रघु० १२।१०, शि० १२।६३ 2. अभाव, 
हानि 3. व्यवकलन । 

वियोगिन्‌ (वि०) [वियोग-|इनि] वियुक्त-(पुं०) चक्र- 
वाक । 

वियोगिनी [वियोगिन्‌ --डीष] . अपने पति या प्रेमी से 


( ९४८ ) 


वियक्त स्त्री,--गरुनिःश्वसिते: कविम नीषी निरणंषीदथ 
तां वियोगिनीति -भामि० ४।३५ 2. एक छनन्‍्द या 
वृत्त का नाम (दे० परि०१) 

वियोजित (भू० क० क्ृ०) [वि+यजू--णिच्‌ --क्त] 
. अलगाया हुआ 2. जूदा किया हुआ, वड्चित । 

वियोनिः,-नी [विविधा विरुद्धा वा योनि: प्रा०स०! 
. नाना जन्म 2. पशुओं का गर्भाशय (मन ० १२।७७ 
पर कुल्ल० ) 3. हीन या कलंकपूर्ण जन्म । 

बिरक्‍त (भू० क० कृ०) [वि-+-रंज--क्त| . बहुत लाल 
लालिमा से यक्त--रघ्‌० १३।६४ 2. बदरंग 3. अन- 
रागहीन, स्नहशन्य, अप्रसन्न-भतें० २।२ 4. सांसारिक 
राग या लालसा से मक्‍त, उदासीन 5. आवेश पूण 


विरक्तिः (स्त्री०) [वि+रणज्ज्‌--क्तिन | . चित्तवत्ति में 
परिवर्तन, असन्तोष, असंतृप्ति, स्नेहशून्यता 2. अलगाव 
3. उदासीनता, इच्छा का अभाव, सांसारिक लालसा 
या आसक्तियों से मक्‍त । 

विरचनसम्‌-ना [वि-+-रच्‌-+ल्यट| . क्रम व्यवस्थापन 
--शि० ५१२१ 2. रचना करना, संरचन 3. निर्माण 
करना, स॒जन करना 4. साहित्य-रचना करना, संकलन 
करना । 

विरचित (भू० क० कृ०) [वि--रच्‌ --क्त] 4. क्रम से 

रक्‍खा गया, बनाया गया, निर्मित, तैयार किया गया 

2. घटित किया हुआ, संरचना किया हुआ 3. लिखा 

हुआ, साहित्य-सजन किया हुआ 4. काट-छांट किया 

गया, संवारा गया, परिष्कृत किया गया, बनाव-सिंगार 

किया गया 5. घारण किया गया, पहनाया गया 

6. जड़ा गया, बैठाया गया । 


विरज (वि०) |[ विगतं रजो यस्मात्‌-प्रा० ब० | 
जिस पर घूल या गद न हो, जिसमें राग न हो,--ज 
विष्ण का विशेषण | 

विरजस, विरजस्क (वि०) [ विगतं रजः यस्म। त्‌॒यस्य 
वा प्रा० ब० | . जिस पर धक न पड़ी हो, राग 
रहित - शि० २०।८० 2. जिसका रजोधर्म आना बंद 
हो गया हो । 

विरजस्का | विरजस-+-कप्‌-+टाप | वह स्त्री जिसको 
रजोधम आना बन्द हो गया हो । 

विरंचः, -चिः | वि--रच्‌--अच , इन्‌ वा, मम | ब्रह्मा । 

बविरटः (पुं०) एक प्रकार का काला अगुरु, अगर का 
वृक्ष । 

विरणम्‌ | विशिष्टो रणो मल यस्य--प्रा० ब० ] एक 
प्रकार का सुगन्धित घास, तु० वीरण । 

विरत [ वि-+रम्‌-+ क्त | 4. बन्द किया हुआ, रुका 
हुआ (अपा० के साथ) 2. विश्रान्त, थका हुआ 
ठहरा हुआ 3. समाप्त, उपसंहृत, समाप्ति पर विरतं 
गेयमृतुनिरुत्सव: --रघु० ८।६६ । 


विरतिः (स्त्री०) | वि०--रम्‌--क्तिन ] 4. बन्द करता 
ठहरना, रोकना 2. विश्राम, अवसान, यति 3. सांसा- 
रिक वासनाओं के प्रति उदासीनता भरतें० ३॥७९ । 
विरसः | बि-+रम्‌+अप्‌ ] . रोक, थाम 2. सूर्य का 
छिपना । 
विरल (वि०) [ वि+रा-+कलन्‌ | 4. छिद्रों से यक्‍त 
जिसके बीच में अन्तराल हों, पतला, जो सघन न हो 
सटा हुआ न हो - विपर्यासं यातोी घनविरलभाव 
क्षितिरहाम्‌-- उत्तर ० २।२७, भवति विरलभक्ति- 
म्लान पुष्पोपहार: रघृ० ५॥७४ 2. पतला, कोमल 
ढीला, विस्तृत 4. निराला, दुर्लभ, अनूठा,--पंच ० 
१॥२९ 5. कम, थोड़ा (संख्या या परिमाण संबंधी) 
-तत्त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरलों भवि-भामि० 
१।११७, विरला तपच्छवि:---शि० ९।३ 6. द्रवर्ती 
दूरस्थ, लम्बा (समय या दूरी आदि),--लरम दही 
जमाया हुआ दूध,. लम्‌ (अव्य०) कठिनाई 
कभी कभी, जो बहुतायत से न हो, नहीं के बराबर । 
सम० जानूक (वि०) धन: पदी, जिसके घटनों 
में अधिक दूरी हो,--द्रवा, एक प्रकार की लपसी । 


बिरस (वि०) [विगतः रसो यस्य प्रा० ब०] . स्वाद- 
रहित, फीका, नीरस 2. अप्रिय, अरुचिकर, पीडाकर-- 
तावत्कोकिल विरसान यापय दिवसान बनान्‍्तरे निव- 
सन्‌ - भामि० १।७ 3. क्रर, निरदंय,--सः पीडा । 

विरहः | वि-+-रह -+-अच्‌ | 4. बिछोह, वियोग 2. विशे- 
षत: प्रेमियों की जदाई--सा विरहे तव॒ दीना गीत० 
४, क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे तदेव, मेघ० ८ 
१२, २९, ८५, ८७ 3. अनपस्थिति 4. अभाव 5. उज- 
डुना, परित्याग, छोड़ देना । सम० - अनलरूः वियो 
गाग्नि,--अवस्था वियोगदशा, - आते, - उत्कण्ठ, 
“उत्सुक (वि०) वियोग का कष्ट भोगने वाला 
बिछोह के कारण दुःखी,--उत्कण्ठिता वह स्त्री जो 
अपने पति या प्रेमी के वियोग से दुःखी है, काव्यग्रंथों 
म॑ वणित एक नायिका - दे० सा० द० १२१, 

ज्वरः वियोग की वेदना या ज्वर । 


विरहिणी [ विरहन्‌ ++डीष ) 4. अपने पति या प्रेमी से 
वियुक्त स्त्री 2. मजदूरी, भाड़ा । 

विरहित (भू० क० क्ृ०) [ वि-)रह -+क्‍्त ] 4. छोडा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2. वियक्त 3. अकेला 
एकाकी 4. हीन, शून्य, मुक्त (बहुधा समास में) 

विरहिन्‌ (वि०) (स्त्री० - विरहिणी) | विरह--इनि ! 
अनुपस्थित, अपनी प्रेयसी या प्रेमी से वियक्त होने 
वाला,-- नृत्यति यवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य 
दुरन्ते--गीत० १। 

विरागः [| वि--रज्ज्‌---घजठा | 7. रंग का बदलना 
2. वृत्तिपरिवर्तन, स्नेहाभाव, असन्तृप्ति असन्तोष,-- 


( ९४९ ) 


विरागकारणेषु परिहतेषु - मुद्रा० १ 3. अरुचि, 
इच्छा न होना 4. सांसारिक वासनाओं के प्रति 
उदासीनता, राग से मुवित । 

विराज (पं०) [ वि--राज्‌-|- क्विप्‌ ] . सौन्दर्य, आभा 
2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. ब्रह्मा की प्रथम सन्‍्तान, 
तु० मनु० १।३२, तस्मात्‌ विराडजायत --ऋणग्‌ १०। 
९०।५, (यहाँ 4विरांज्‌ को पुरुष से उत्पन्न बतलाया 
गया हं) 4. शरीर, स्त्री० एक वैदिक वृत्त या 
छनन्‍्द का नाम । 

विराज दे० 'विराज । 

विराजित (भू० क० कृ०) | वि+-राज्‌--व्त ]।. देदी- 
प्यमान, प्रकाशित 2. प्रदर्शित, प्रकटीकृत । 

विराटः | विशेषों राठो यत्र ]. भारतवर्ष के एक जिले 
का नाम 2. मत्स्य देश के एक राजा का नाम 
(पाण्डव लोगों ने एक वर्ष तक इस राजा की सेवा 
में छद्मवेश में रहकर अपने अज्ञात वास का समय 
बिताया ) यह उनके निर्वासन का तेरहवाँ वर्ष था । 
विराटराज की कन्या उत्तरा का विवाह अभिमन्यु 
से हुआ। उत्तरा परीक्षित्‌ की माता थी। परीक्षित्‌ ने 
हस्तिनापुर में यूधिष्ठिर के बाद राज्य की बागडोर 
सम्भाली । सम० - जः एक प्रकार का घटिया हीरा, 
-““पर्वन्‌ (नपुं०) महाभारत का चौथा पवं। 


विराटकः [ विराट--कन | घटिया प्रकार का हीरा, हीरे ! 


की घटिया प्रकार । 

विराणिन्‌ (पुं०) [ वि+रण्‌--णिनि ] हाथी । 

विराड् (भू० क० कृ०) | वि+राघ--कक्‍्त ] ।. विरुद्ध, 
प्रतिकृत 2. कुपित, क्षतिग्रस्त, घृणापूर्वक व्यवह्ृत, 
उद्धरण देखिये वि पूवक 'राध्‌ के नीचे । 

विराध: [ वि+राघ्‌+घज्म ] 4. विरोध 2. सताना, 
सन्‍्तप्त करना, छंडछाड़ 3. राम के द्वारा मारा गया 
एक बलवान्‌ राक्षस । 

विराधनम [ वि+राध-+ल्यट ] . विरोध करना 
2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, प्रकुपित करना 
3. पीड़ा, वेदना । 

विरामः [ वि--रम्‌--घज्म | !. रोकना, बन्द करना 
2. अन्त, समाप्ति, उपसंहार . रजनिरिदानीमियमपि 
याति विरामम्‌ - गीत० ५, उत्तर० ३।१६, मा० 
९।३४ 3. यति, ठहरना 4. आवाज का रुकना या 
थमना-- मच्छ ० ३॥५ 5, एक छोटी तिरछी लरकीर 
जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती हूं, प्रायः वाक्य के 
अन्त में, हलचिह्नलू 6. विष्णु का नाम । 

बिराल दे० विडाल' । 

विरावः | वि--र-+घजञा ] कोलाहल, शोर, ध्वनि-- 
आलोकशवब्दं वयसां विरावे:--रघ्‌० २।९, १६३१ । 


विराविन्‌ (वि०) [ विराव-+-इनि ] 4. रोने वाला, | 


चिल्लाने वाला, शोर मचाने वाला 2. विलाप करने 
वाला,--णी ।. रोने या चिल्लाने वाली 2. झाड़ । 
विरिचः, विरिचनः [ वि--रिच्‌--अच, ल्यूट्‌ वा, मम्‌ | 
ब्रह्मा । . द 
विरिचिः [ वि+-रिच्‌--इन्‌, मुम्‌ ] !. ब्रह्मा- विक्रम० 
१।४६, ने० ३।४४, शि० ९।९ 2. विष्णु 3. शिव । 
विरुण्ण (भू० क० क्ृ०) [ वि+रुज्‌-+क्त | ॥. टुकड़े 
टुकड़े हुआ 2. विनष्ट 3. झुका हुआ 4. ढूंठा । 
विरुत (भू० क० कृ०) [ वि-/-रु-+कक्‍्त ] . चोखा हुआ, 
चिल्लाया हुआ 2. गुंजायमान, चीत्कारपूर्ण,--तम्‌ 
4. चिललाना, चीखना, दहाड़ना आदि 2. चिल्लाहट, 
ध्वनि, शोर, कोलाहल, घोष 3. गाना, भिनभिनाना, 
कजना, गुंंजारना--परभूतविरुतं कल्ूं यथा प्रतिवच- 
नीकृतमेभिरीदशम श० ४९ । 
विरुद:.--दम्‌ (पूृं०, नपुं०) . घोषणा करना 2. जोर 
से चिल्लाना 3. स्तुतिपरक कविता गद्यप्यमयी 
राजस्तुतिविरुदमुच्यते सा० द० ५७०, नदन्ति 
मददन्तिन: परिलसन्ति वाजिब्रजाः, पठन्ति विरुदा- 
वली महिनमम्दिरे वन्दिन:--रस ० । 
विरुदितम्‌ [विरुद--इतच्‌| जोरजौर से रोना धोना, 
विलाप करना उत्तर० ३।३० (पाठान्तर ) । 
विर््व (भू० क० कृ०) [वि+रुघ्‌+क्त] 4. बाधित, 
रोका गया, विरोध किया गया, रुकावट डाली गई 
2. घेरा हुआ, केद में बन्द गिया हुआ 3. विपरीत, 
घेरा डाला हुआ, ताकेबन्दो की गई 4, विपरीत, 
असंगत, वेमेल, असम्बद्ध 5. प्रतिकल, विरोधी, गुणों 
में विपरीत 6. परस्पर विरोधी, वपरीत्य को सिद्ध 
करने वाला (जंसा कि तकं० में हेतु) उदा० शब्दो 
नित्य: क्ृतकत्वात्‌ तकं० 7. विरोधी, उलटा, 
शत्रतापूर्ण 8. अननुकूल, अनुपयुक्त, 9. प्रतिषिद्ध, 
वर्जित (भोजन आदि) 0. अशुद्ध, अनुचित, - द्वम्‌ 
. विरोध, वंपरीत्य, शत्रुता 2. वमत्य, असह- 
. मति । 
विरुक्षम [वि+रूक्ष+ल्युट।| 4. रूखा करना 
2. रक्‍तस्राव को रोकने का कार्य करन वाली 
(औषधि ) 3. कलंक, निन्दा 4. अभिशाप, कोसना । 
विरू (भू० क० कृ०) [वि+रूह _-+क्त] 4. उगाया हुआ, 
अंकुरित, फूटा हुआ मृच्छ० १॥९ 2. उत्पादिंत, 
उपजाया हुआ, उत्पन्न किया हुआ 3. उगा हुआ, 
अभिवरधित 4. मुकुलित, खिला हुआ 5. चढ़ा हुआ, 
सवारी की हुई । क्‍ 
विरूप (वि०) स्त्री० -पा, पी) [विक्लेतं रूप यस्य 
प्रा० ब०] . विरूपित, कुरूप, बदशकल, 
 बदसूरत पहच्च० ११४३ 2. अप्राकृतिक, विकटा- 
कार 3. विश्वरूप, विविधरूपों वाला, -पम्‌ . कुत्सित 


जब 


( ९५० ) 


रूप, कुरूपता 2. रूप, स्वभाव या- चरित्र की 
विभिन्नता। सम० -अक्ष (वि०) भही आँखों 
वाला--वपुविरूपाक्षम्‌ -कु० ५॥७२, ( क्षः) शिव 
(विषम संख्या कौ आँखें होने के कारण) --द्शा 
दग्ध॑ मनसिज॑ जीवयन्ति दुशव या:, विरूपाक्षस्य 
जयिनीस्ता: स्तुव॑ं वामलोचना: - विद्ध५ १२, 
कु० ६।२१,---करणम्‌ !. बदसूरत बनाना 2. क्षति 


पहुँचाना,--चक्षस्‌ (पु) शिव का विशेषण, रूप 
(वि०) भद्दा, बडौल । 
विरूपिनू (वि०) (स्त्री० णी) [विरुद्ध रूपमस्ति 


अस्य -विरूप --इनि | भदा, कुरूप, ३३ रत । 

विरेक: [वि--रिच्‌--घजञ्म ] . मलाक्षय को रिक्त करना, 
साफ करना 2. विरेचक, जुलाब की दवा । 

विरेचनम्‌ दे० 'विरेक । 

विरेचित (वि०) [वि-+रिच-+णिच्‌-क्‍्त] पेट साफ 
किया गया, पेट निर्मेंठ और रिक्त किया गया । 

विरेफः [विशिष्टो रेफो यस्य -वि--रिफ+- अच्‌ ] ! नदी, 
सरिता 2. 'र अक्षर का अभाव। 

विरोफः,--कम्‌ [वि- रुच्‌-+ घज्म, अच्‌ वा] छिद्र, सूराख, 
दरार, -- कः प्रकाश की किरण । 

विरोचनः [विशेषण रोचते -वि--रुच्‌--ल्यूट] . सूय॑ 
2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. प्रल्नलाद के पुत्र और बालि के 
पिता का नाम | सम० --सुतः बालि का विशेषण । 


विरोध: [ वि० -रुघ--घज्ा ] 4. प्रतिरोध, रुकावट, 
विघ्न 2. नाकेबंदी, घेरा, आबरण 3. प्रतिबन्ध, रोक 
4. असंगति, असंबद्धता, परस्परविरोध 5. अर्थ विरोध 
वेषम्य 6. शत्रुता, दुश्मनी --विरोधो विश्रान्त:-उत्तर० 
६।११, पंच० १३३२, रघु० १०।१३ 7. कलह, 
असहमति 8. संकट, दुर्भाग्य 9. (अलं० में) प्रतीयमान 
असंगति जो केवल शाब्दिक हो, तथा संदर्भ को ठीक 
से अन्वित करने पर स्पष्ट हो जाय; इसमें परस्पर 
बिरोधी प्रतीत होने वाले शब्द (जो वस्तुतः वैसे न 
न हों) सम्मिलित रहते हे, वस्तुओं का ऐसा वर्णन 
करना जो मिली हुई प्रतीत हों, परन्तु वस्तुत: हों 
भिन्‍न भिन्‍न, (इस अलंकार का बाण और सुबंध ने 
बहुत उपयोग किया हैँ पुष्पवत्यपि पवित्रा, क्ृष्णो5 
प्यसुदशन:, भरतोथ्पि शत्रुध्न आदि उदाहरण 
प्रसिद्ध हैं) मम्मट ने इसकी परिभाषा दी हूँ:-विरोध: 
सो5विरोधेडपि विरुद्धत्वेन यद्वव:ः --काव्य० १०, इस 
अलंकार का नाम विरोधाभास भी हैं। सम०-उक्ति: 
(सत्री०), वचनम्‌ परस्परविरोध, विरोध, -कारिन 
(वि०) झगड़ा करने वाला, -कछृत्‌ (वि०) विरोधी 
(पुं०) शत्रु । 

विरोधनम्‌ [ वि-+रुघ्‌ -+ल्यूद | . बाघा डालना, विध्त 
डालना, रुकावट डालना 2. घेरा डालना, नाकेबंदी 


करना 3. प्रतिरोध करना, मुकाबला करना 4. पर- 
स्परविरोध, असंगति । 

विरोधिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [ वि--रुघ--णिनि ! 
. मुकाबला, करने वाला, प्रतिरोध करने वाला, 
अवरोध करनें वाला 2. घेरा डालने वाला 3. परस्पर 
विरोधी, प्रतिद्वनद्दी, असंगत, तपोवन” झां० ! 
4. विद्वंषी, शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल -विरोधिसत्त्वोज्य्ित- 
पुव॑मत्सरम्‌ कु० ५११७ 5. झगड़ाल--पुं० शत्र 
- शि० १६।६४ | 

विरोप (ह) णम्‌ [ वि-+-रुह +ल्यूट्‌ ] (घाव आदि का) 
भरना ब्रणविरोपणं तलम हा० ४।१४ | 


बिल । (तुदा० पर० विलति) . ढकना, छिपाना 
2. तोड़ना, बाँटना ॥] (चुरा० उभ० वेलयति--ते) 
फेंकना, धकेलना । 

बिलम्‌ दे० “बिल । 

विलक्ष (वि०) [ विलक्ष --अच्‌ ] 4. जिसके कोई विशेष 
लक्षण या चिह्न न हो 2. व्याकुल, विह्लल 3. आइच- 
यॉन्वित, अचंभे में पड़ा हुआ 4. लज्जित, शमभिदा, 
अशान्त गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्ष- 
श्विरम--श ० ६।५, अनोखा, अनूठा । 

विलक्षण (वि०) [विगत लक्षणं यस्य-प्रा० ब० !, जिसके 
कोई विशेष लक्षण या चिह्न न हों 2. भिन्‍न, इतर 
3. अनोखा, असाधारण, अनूठा 4. अशुभ लक्षणों से 
युक्‍्त,--णम्‌ व्यर्थ या निरथ्थंक स्थिति । 

विलक्षित (भू० क० क्ृ०) [वि-+लक्ष्‌--क्‍्त ] . विश्वुत, 
प्रत्यक्षीकृत, दृष्ट, आविष्कृत 2. विवेचनीय 3. उद्विग्न, 
घबराया हुआ, विह्वल, व्याकुल 4. प्रकुपित, नाराज । 


विलग्न (व०) [वि+लस्ज्‌--क्त | !. . चिपटा हुआ, 
चिपका हुआ, अवलंबित, बंधा हुआ - श० ७२५, 
शि० ९।२० 2. ढाला हुआ, स्थिर किया हुआ, निदिष्ट 
- कु० ७।५० 3. विगत, बीता हुआ (समय आदि) 
4. पतला, छरहरा, सुकुमार ,- मध्येन सा वेदिविलग्न- 
मध्या कु० १।३९, विक्रम० ४।३७, - ग्नम्‌ कमर 
2. कल्हा 3. तारामण्डल का उदित होना । 

विल्घनम्‌ [ वि+लंघ्‌--ल्युट्‌ | . अतिक्रमण करना, लाँघ 
जाना 2. अपराध, अतिक्रमण, क्षति । 

विलंघित (भू० क० कृ०) [ वि+लंघ्‌-क्त ] . पार 
या परे गया हुआ, दुहराया हुआ 2. अतिक्रांत 3. आगे 
गया हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4. परास्त, पराजित । 

विलज्ज (वि०) [ विगता लज्जा यस्य प्रा० ब० | 
निलज्ज, बेशमं | 

विलूपनम्‌ [| वि+लप्-ल्यूट्‌ ] . बातें करना 2. निकम्मी 
बात करना, चहचहाना, चहकना 3. विलाप करना, 
रोना-धोंना,-विलपन विनोदो5प्यसुलभः--उत्तर ० ३।३० 
4. चीकट, तलछट । 


( ९५१ ) 


विलूपितम्‌ [वि|-लप्‌--क्त| 4. विलाप करना, क्रनन्‍्दन 
2. रोदन | 
विलम्बः [वि--लम्ब--घजञा ] 4. लटकना, दोलायमानता 
2. धीमापन, देरी, दीघसूत्रता । 
विलम्बनम [वि--लम्ब्‌-+ल्यूट] . लूटकना, निर्भरता 
2. देरी, टालमटोल - न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्ब- 
नम्‌--गीत० ५, या तन्‍्मुग्बे विफल विलम्बनमसों 
रम्योडभिसा रक्षण:-- तदेव । 
विलमस्बिका [वि-लम्ब्‌--ण्वल --ठापू, इत्वम] कब्जी, 
कोष्ठबद्धता । 
बविलम्बित ॥ भू० क० क़ृ० गे [वि णछेम्ब्‌-- वत | 4. लट- 
कना, निर्भरता 2. लम्बमान, लटकाने वाला 3. आश्रित 
सुसम्बद्ध 4. मन्द, दीघसत्री, आलसी 5. मन्थर, धीमा 
का में काल आदि ), दे० वि पूव॑क “लम्ब ,--तम्‌ 
| 


विलम्बिनू ( वि० ) [ स्त्री०--नी ) [विलम्ब-|-णिनि] 
4. नीचे लटकता हुआ, निभर, लटकन--नवाम्ब॒भि- 
भरिविलम्बिनो घना; श० ५।१२, अलघविलुूम्बि 
पयोधरोपरुद्धा:-- शि० ४॥२९, ५९, कु० १।१४, कि० 
५।६, रघृ० १६।८४, १८।२५, मुच्छ० ५।१३ 2. देर 
करने वाला, टालमटोल करने वाला, मन्द रहने 
वाला, --भवति विलम्बिनि विगलितरूज्जा विलूपति 
रोदिति वासकसज्जा गीत० ६ । 

बिलम्भ: [वि--लभ्‌+-घञ , मम] !. उदारता 2. भेंट, 
दान । 

बिलयः [वि-+ली --अच | !. विघटन, पिघलना 2. विनाश 
मृत्य, अन्त उत्तर० ७ 3. संसार का विघटन या 
विनाश, (विलयं गम घल जाना, अन्त हो जाना 
समाप्त हो जाना - दिवसो&नुमित्रमगलद्विलयम्‌--शि० 
९।१७। 


बिलयनम्‌ [वि-+-ली--ल्यूट्‌| . घुल जाना, पिघल जाना, 
घोल या विघटन 2. जंग लग जाना, मुर्चा खा जाना 
3. हटाना, दूर करना 4. पतला करना 5. पतला 
करने वाली औषधि । 

विलसत (शत्रन्त वि० ) (स्त्री०--न्ती ) | वि+-लहस --शत | 
. चमकने वाला, प्रकाशमान, उज्ज्वल 2. चमचमाने 
वाला, सहसा कौंघने वाला 3. लहराने वाला 4. क्रीडा- 
प्रिय, विनोदप्रिय । 

विलसनम्‌ [वि--लस्‌-+ल्युट] 4. दमकना, चमचमाना 
चमकना, जगमगाना 2. क्रीडा करना, इठलाना, 
चोचले करना । 

विलसित (भू० क० क्ृ०) [वि-+लस्‌--क्त| . दमकता 
हुआ, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ 2. प्रकट हुआ, 
प्रकटीकृत 3. क्रीडाप्रिय, स्वेच्छाचारी,---तम्‌ 4. दम- 
कना, जगमगाना 2. चमक, दमक--रोधोभुवां मुहुर- 


मत्र हिरण्मयीनां भासस्तडिद्विलसितानि विडम्बयन्ति 
कि० ५॥४६, मेघ० ८१, विक्रम० ४ 3. दशशन 

प्रकटीकरण-- जंसा कि अज्ञातविलऊसितम्‌ आदि मे 
4. क्रीडा, खेल, रंगरेली, सानराग हावभाव । 

विलापः [वि-+-लप्‌ -|-घञ्य | करदन, शोक करना, रोदन 
कराहना-- लंकास्त्रीणां पुनश्चक्र विलापाचार्यकं शर 
रघु० १२।७८ । 

विलाल: [वि-+-लल--घजञ्स | 4. बिलाव 2. उपकरण, 
यन्त्र । 

बविलास: [वि-+लस +घजञा_] [. कीड़ा, खेल, मनोरंजन 
2, केलिपरक मनोविनोद, दिलबहलावा, प्रसन्नता 
जंसा कि 'विलासमेखला'--रघु० ८।६४ में, इसी 
प्रकार विलासकाननम्‌, विलासन्दिरम आदि 3. ललित 
अभिनय, रंगरेली, अनुराग, कामुकता, सुन्दर चाल, 
रतिद्रोतत कोई भी स्त्रियोचित हावभाव श० 
२।२, कु० ५११३, शि० ९।२६ 4. लालित्य 
सौन्दय, चारुता, लावण्य - मा० २६ 5. चमक, 
दमक । 


विलासनम [विलस--णिच्‌ --ल्‍ल्यूद ] . क्रीडा, खल मनो 
रंजन 2. काम॒कता, रंगरेली । 

विलासवती [विलास--मतुप्‌--डीपू, मस्य वः] स्वेच्छा- 
चारिणी या कामक स्त्री --रघ० ९४८, ऋतु० 
१।१२ | 

विलासिका [वि--लस--ण्वल--टापू, इत्वम] प्रमलीला 
से पूर्ण एकाड्ी नाटक, इसकी परिभाषा सा० द० 
५५२ पर इस प्रकार दी ह श्ृज्भारबहुलकांका 
दशलास्यांगसंयता, विदृषकविटाम्यां च पीठमदन 
भषिता । हीना गभविमर्शाम्पां संधिभ्यां हीननायका । 
स्वल्पव॒त्ता सुनपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥। 


विलासिन्‌ (वि०) (स्त्री० नो) [विलास--इनि| क्रीडा 
यक्‍त, लीलापर, रंगरेली में व्यस्त, कामुक, चोचले 
करने वाला, रध० ६।१४, पं० ॥ विषयी, भोगा- 
सक्‍त, रसिकजन, उपमानमभद्ठिलासिनां करण यन्नव 
कांतिमत्तया कु० ४॥५ 2. अग्नि 3. चन्द्रमा 4. सांप 
5. कृष्ण या विष्ण का विशेषण 6. शिव का विशेषण 
7. कामदेव का विशेषण । 

विलासिनी [विलासिन्‌+डीप्‌] ॥. रमणी 2. हावभाव 
करने वाली स्त्री,--हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विला- 
सिनी विलसति केलिपरे गीत० १, कु० ७।५९, 


शि० ८।७०, रघृ० ६।१७ 3. स्वेच्छाचारिणी, 
वेश्या । 

विलिखनम [वि+लिख्‌--ल्‍ल्यूट] खुरचना, कुरेदना, 
लिखना । 


विलिप्त (भू० क० क्ृ०) [वि+लिप्‌--क्त | लीपा हुआ, 
पोता हुआ, चुपड़ा हुआ 


-) 


( ९५२ ) 


विलीन (भू० क० कृ०) [वि+ली-+-क्त] . चिपकने 
वाला, चिपटा हुआ, अनुषक्त 2. अड्ड पर बंठा हुआ, 
बसा हुआ उतरा हुआ 3. संसक्‍त, संस्पर्शी 4. 


पिघला हुआ, घुला हुआ, ग़रलाया हुआ 5. अन्तहित, 


ओझल 06. मृत, नष्ठ । 
विलंचनम्‌ [वि+लंच्‌ -ल्युट्‌ | फाड़ डालना, छीलना । 
बिलंठनम [वि--लं5-ल्यूट। लूटना, डाका डालना । 
विल॒प्त (भू० क० कृ०) [वि+लुप्‌+क्‍्त| . तोड़ा हुआ, 
फाड़ा हुआ-पंच० २॥२ 2. पकड़ा हुआ, छीना हुआ, 
अपहरण किया हुआ 3. लूटा हुआ, डाका डाला हुआ 
4. विनष्ट, बर्बाद 5. बिगाड़ा हुआ, तोड़ा-फोड़ा हुआ। 
विलंपकः [वि-लप्‌ +ण्वुल, मुम्‌| चोर, लुटरा, अपहर्ता । 
बिल॒लित (भू० क० कृ०) [वि+लुल-+क्त] . इधर 
उधर घूमने वाला, अस्थिर, हिला हुआ, लुढ़का हुआ, 
थरथराता हुआ 2. क्रमररहित, क्रमशून्य - गलित 
कुसुमदलविल॒लितकेशा--गीत ० ७ । 


बिल्‍लन (भू० क० कृ०) [वि+लू+क्त| कटा हुआ, काट 
डाला हुआ, चीरा हुआ, काट कर टुकड़े टुकड़े किया 
हुआ । 

विलेखनम॒ [वि+लिख्‌ --णिच्‌ +ल्यूट | 
क्रेदना, गूडना 2. खोदना 3. उखाड़ना । 

बिलेप:ः [वि--लिप्‌ +धञा _] !. उबटन, मल्हम 2. चूना 
3. लिपाई-पुताई । 

विलेपनम्‌ [वि+लिप्‌-+ल्यूट | . लीपना, पोतना 2. 
मल्हम, उबटन, कोई भी शरीर पर लेप करने के 
योग्य सुगन्धित पदार्थ (केसर व चन्दन आदि) 
--यान्येव सुरभिकुसुमबृूपविलेपनादीनि का० । 

विलेपनी [विलेयन +डीप | . सुगन्धित द्रव्यों से सवासित 
स्‍त्री 2. सुवेशा 3. चावल का मांड। 

विलेपिका, विलेपी, विलेप्पः [विलेपी-|कन्‌ +-टापू, ह्स्वः, 
विलेप-+डीष्‌, वि-|-लिप्‌ +ण्यत्‌] चावल का मांड । 


विलोकनम्‌ , [वि+लोक्‌ -ल्यूट| . देखना, निहारना, 
दृष्टि डालना कि० ५।१६ 2. दृष्टि, निरीक्षण 
--शि० १।२९ । 

बिलोकित (भू० क० कृ०) [वि+लोक्‌--क्त] ॥. देखा 
गया, निरीक्षण किया गया, समीक्षित, निहारा गया 
2. परीक्षित, चिन्तन किया गया,--तम्‌ दृष्टि, नज़र 
“55० शरे । 

विलोचनम [वि--लोच्‌ --ल्युट | आँख - रघु० ७।८, कु० 
४१, ३।६७ । सम० - अम्ब (नपुं०) आँसू । 

विलोडनम्‌ [वि--लोड-ल्युट्‌| विक्षुब्ध होना, दोलायमान 
होना, हिल-जुल, मन्थन करना -शि० १४।८३ । 

विलोडित (भू० क० #०) [वि+लोड़+-क्त| डुलाया 
हुआ, बिलोया हुआ, हिलाया हुआ, विक्षुब्ध, -तम्‌ 
बिलोया हुआ दूध । 


. खुरचना, 


बिलोपः [वि+लप्+-घधञ्य_) [. ले जाना, अपहरण करना, 
पकड़ना, लटना 2. लोप, हानि, नाश, अदर्शन । 

विलोपनम्‌ | वि- लप्‌ +- ल्यूट] !. काट डालना 2. अपहरण 
3. नष्ट करना, विनाश । 

विलोभः [वि+लभ्‌--घञआ_] आकषण, 
प्रलोभन । 

विलोभनम्‌ [वि--लभ्‌ +णिच्‌+ल्यूट] 4. मोह लेना, 
ललचाना 2. रिझाना, प्रलोभन, फूसलाना 3. प्रशंसा 
खुशामद । 


विलोम (वि) (स्त्री०-मी) [विगतं लोम यत्र-प्रा० ब० | 
. व्य॒त्कान्त, प्रतिकूल, प्रतिकोम, विपरीत, विरुद्ध 
2. प्रतिकल क्रम में उत्पन्न 3. पिछड़ा हुआ, - मः 
विपरीत क्रम, प्रतिलोम 2. क॒त्ता 3. साँप 4. वरुण, 
मम्‌ रहट, कुएं से पानी निकालने का यन्त्र | सम ०-- 
उत्पन्न -ज,--जात, वर्ण (वि०) प्रतिकूल क्रम में 
उत्पन्न अर्थात्‌ ऐसी माता से जन्म लेना जो पिता को 
अपेक्षा उच्च वर्ण की हो-तु० प्रतिलोमक भी, 
- क्रिया.-- विधिः . प्रतिकूल कम 2. प्रतिकोम नियम 
(गणि० में), जिह्नः हाथी । 
विलोकी [विलोम--डीष | आँवला । 
बिलोल (वि०) [विशेषेण लोल:-प्रा ० स०] . दोलायमान, 
कांपता हुआ, थरथर करने वाला, अस्थिर, डोलने 
वाला, चंचल, इधर उघर लुढ़कने वाला पृषतीषु 
विलोलमीक्षितम्‌ रघु० ८५९, शि० ८।८ १५।६२, 
२०।४२, वेणी० २।२८, रघ० ७॥४१, १६६८ 
2. ढीला, विपयंस्त, बिखरे हुए (बाल आदि )-- 
उत्तर० ३।४ । 


बिलोहितः [विशेषेण लोहित: 

कविल्‍्ल दे० बिल्ल । 

विलय दे० बिल्व । 

विवक्षा [वच्‌--सन्‌+अ--टाप्‌ू|] 4. बोलने की इच्छा 
2, अभिलाषा, इच्छा 3. अथं, आशय 4, इरादा, 
प्रयोजन । है 

विवक्षित (वि०) [विवक्षा--इतच |] . कहे जाने या बोले 
जाने के लिए अभिप्रेत--विव्षितं द्यनक्तमनुतापंजन- 
यति- श० ३ 2. अ्थंयुक्‍त, अभिप्रेत, उद्धिष्ट 
3. अभिलषित इच्छित 4. प्रिय, - तम्‌ [. प्रयोजन, 
अभिप्राय 2. आशय, अथ । 

विवक्ष (वि०)[वच्‌ सन्‌--उ] बोलने की इच्छा वाला,- 
कु० ५।८३ । 

विवत्सा [विगत: वत्सो यस्याः प्रा० ब०] बिना 
की गाय । 

विवध:ः [विवधो विगतो वा वधः हनन गतिर्ाँ यत्र 
ब०] . बोझा ढोने के लिए जूआ 2. मा, 
3. बोझा, भार 4. अनाज का संग्रह 5. घड़ा । 


फसलाहट, 


प्रा० स० | रुद्र का नाम । 


वछडे 


प्रा० 
सडक 


( ९५३ ) 


विवधिकः [विवध--ठन] 4. बोझा ढोने वाला, कुली 
2. फरी वाला, आवाज लगा कर बंचने वाला । 

विवरम [वि--व्‌-+-अच | . दरार, छिद्र, रन्ध्र, खोखलापन 
रिक्‍्तता - यक््चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स 
रामसायक: - रघू० ११॥१९८, ९६१, १९॥७ 
2. अन्तःस्थान, अन्तराल, बीच की जगह - श० ७।७ 
3. एकान्त स्थान -कि० १२३७ 4. दोष, त्रुटि, 
एब, कमी 5. विच्छेद, घाव 6. 'नौ' की संख्या । 
सम ०--नालिका बंस री, बंसी, मरली । 

विवरणम | वि-+-व्‌+ल्यट | 4. प्रदर्शन, अभिव्यंजन 
उदघाटन, खोलना 2. अनावृत करना, खला छोड़ना 

विवि, व्याख्या, वत्ति, टीका, भाष्य । 

विव्जनस [| वि--वज्‌--ल्यद ] छोड़ना, निकाल देना 

परित्याग करना - याज्ञ ७ १।१८१। 


विर्वाजत (भू० क० क्ृ०) [| वि+वज्‌-+क्‍्त | 4. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त 2. परिहृत 3. वड्चित, विरहित, के 
विना (प्राय: समास में) 4. प्रदत्त, वितरित । 

विवर्ण (वि०) [ विगत: वर्णों यस्य--प्रा० ब० ]7. 
बिनारंग का, निष्प्रभ, पाण्ड, फीका--नरेन्द्रभार्गाट्र 
इब प्रपेदे विवर्णंभावं सस भूमिपाल:---रघु०ण ६।६७ 
2. जिस पर कोई रंग न चढ़ा हो, निर्जल, श० ३।१४, 
3. नीच, दुष्ट 4. अज्ञानी, मूढ, निरक्षर, णः जाति- 
बहिष्कृत, नीच जाति से संबंध रखने वाला ! 


वियते: [| वि+व॒त्‌+घजा | 4. गोल चक्कर खाना, चारों 
ओर घमना, भंवर 2. आग को लढ़कना 3. पीछ को 
लढ़कना, लौटना 4. नृत्य 5. बदलना, सुधारना, रूप 
में परिवर्तन, बदली हुई दशा या अवस्था--शब्दब्रह्म- 
णस्तादशं विवत॑मितिहासं रामायणं प्रणिनाय उत्तर० 
२, एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाड्रिन्न: पृथक्‌ 
पृथगिवाश्रयते विवर्तान उत्तर० ३।४७, महावी०» 
५।५७ 6. (वेदान्त० में) एक प्रतीयमान भ्रान्तिजनक 
रूप, अविद्या या मानव की श्रांति से उत्पन्न मिथ्या 
, (यह वेदान्तियों का एक प्रिय सिद्धांत ह जिनके 
अन सार यह समस्त संसार एक माया हूँ मिथ्या 
ओर अ्रान्तिजनक रूप - जब कि ब्रह्म या परमात्मा 
ही वास्तविक रूप है; जैसे कि सांप, रस्सी का विवतं 
है, इसी प्रकार यह संसार उस पर ब्रह्म का विवत 
हू, यह भ्रान्ति या माया सत्य ज्ञान अथवा विद्या से 
ही दूर होती है, तु० भवभति- विद्याकल्पेन मरुता 
मेघानां भूयसामपि, ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि 
विप्रढयः कृतः--उत्तर ०७ ६।६ 7. ढेर, समच्चय 
संग्रह, समवाय । सम० वादः वेदान्तियों का सिद्धांत 
कि यह दश्यमान संसार माया ह केवल ब्रह्म ही एक 
वास्तविकता ह । 
विवर्ततनम्‌ [| वि--व॒त्‌+ल्यद | ॥. चक्‍कर खाना, क्रान्ति, 


१२० 


भंवर 2. इंघर उघर लढ़कना, करवट बदलना -- दा० 
५।६ 3. पीछे लढकना, लौटना 4. नीचे की लढ़कना 
उतरना 5. विद्यमान रहना, दढ़ रहना 6. ससम्मान 
अभिवादन 7. नाना प्रकार की सत्ताओं व स्थितियों में से 
गजरना 8. परिवर्तित दशा-उत्तर ० ४। १५, मा० ४।७ | 


| विवर्धनम | वि+वध्‌+ल्यदट | ॥. बढ़ना 2. वद्धि 


वर्धन, बढ़ती 3. विस्तार, अभ्यदय । 

विव्धित (भू० क० क्ृ०) [ वि-+वृध्‌-+क्‍त ] . बढ़ा 
हुआ, वद्धि को प्राप्त 2. प्रगत, प्रोन्‍न्तत, आगे बढ़ाया 
हुआ 3. संतृप्त, संतुष्ट । 


विवज्ञ (वि०) | वि+वश्‌-+-अच ] . अनियन्त्रित, जो 
बश में न किया गया हो 2. लाचार, आश्रित, अधीन, 
दूसरे के नियन्त्रण में, असहाय--परीता रक्षोभि 
श्रयति विवशा कामि दशाम्‌-भामि० १।८३, मुद्रा ० 
६।१८, शि० २०१५८, हि० १।१७२, महावी० ६।३२, 
६३ 3. बेहोश, जो अपने आपको काब में न रख सके 
-5 विवशा कामवधविबोधिता--कु० ४॥१ 4. मृत 
नष्ट---उपलब्धवती दिवरुच्यतं विवशा शापनिवत्ति- 
कारणम्‌ -- रघु० ८।८२ 5. मृत्यकामी, मृत्यु की 
आशंका करने वाला । 

विवसन (वि०) [ विगतं वसनं यस्य- प्रा० ब० | नंगा, 
विवस्त्र -- नः जन साथ । 

विवस्वत्‌ (पृं०) [विशेषेण वस्ते आच्छादयति-वि -- वस्‌ 
-+-क्विप्‌ -मतुप] . सू्य--त्वष्टा विवस्वंतमिवो- 
ल्लिलेखव कि० १७।४८, ५।४८, रघ्‌ृ० १०।३०, १७। 
४८ 2. अरुण का नाम 3. वर्तमान मनुका नाम 4. देव 
5. अक का पोधा, मदार । 

विवहः [वि--वह --अच] आग की सात ज़िद्दाओं मे 
से एक । 

विवाकः [विशिष्टो वाको यस्य--प्रा० ब०] न्यायाधीश, 
तु० 'प्राइविवाक । 

विवाद: [वि--वद-घझा] (क) कलह, प्रतियोगिता 
संघर्ष ॑ विषय, शास्त्राथ, विचारविमशं, वाद-विवाद 
झगड़ा, झंझट---अलं विवादेन,-कु० ५।८३ एतयोविवाद 
एव मे न रोचते--मारूवि० १, एकाप्सर: प्राथित- 
योविवाद:--रघ० ७॥५३ (ख) तक, तकना, चर्चा 
2. वचन विरोध - एप विवाद एवं प्रत्याययति-श० 
७ 3. मकदमेबाजी, क़ानूनी नालिश, क़ानूनी संघर्ष 
सीमाविवाद:, विवादपदम आदि, परिभाषा इस 
प्रकार की गई हें --ऋणादिदायकलहे द्वयोब॑हुतरस्य 
वा विवादों व्यवहारस्य, दे० व्यवहार भी ”. उच्च- 
क्रदन, ध्वनन 5. आदेश, आज्ञा--रघृ० १८।४३ । 
सम०--अथिन (पुं०) मकदमेबाज़ 2. वादी 
अभियोकक्‍ता, प्राभियोक्ता,--पदम कलह का शीषक, 

(नपंं०) कलह का विषय, विचारणीय विषय | 


(| ९५४ ) 


विवादिन (वि०) [विवाद--इनि] . कलह करने वाला, 
तके वितक करने वाला, तकंप्रिय, कलहशील 
2. (कानूनी पहल पर) विवाद करने वाला--पं० 
मक़दमेबाज़, क़ानती अभियोग में भाग लेने वाला । 

विवारः [वि--व+घजञा ] /. मंह, विस्तार 2. अक्षरों 
का उच्चारण करते समय कण्ठ का विस्तार (एक 
अम्यंतर प्रयत्न, विप० संवार, दे० पा० १।१।९ पर 

सिद्धा ०) 

विवास:, विवासनम्‌ [वि--वस्‌--णिच्‌ +घछज्, ल्यूट वा |] 
देश निर्वासन, देशनिकाला, निष्कासन, - रामस्य गात्र- 
मसि दुर्वहगर्भखिन्लसीताधिवासनपटो: करुणा कृतस्ते 
-“”उत्तर७ २।१० । 

. विवासित (भू० क० कृ०) [वि+-वस +णिच -कक्‍्त ] देश 
से निर्वासित किया गया, देश निकाला दिया गया 
निष्कासित । 

विवाहः [वि-- वह -+घजञा_] शादी, व्याह (हिन्दू स्मति- 
कारों ने आठ प्रकार के विवाह बताये हँ-ब्राह्मो 
दंवस्तथवाष: प्राजापत्यस्तथासुर:, गांधर्वो राक्षसईचव 
पशाचदचाष्टमोष्घमः - मन्‌॒० ३॥।२१, दे० याज्ञ० १। 
५८, ६१ भी, इन हृपों की व्याख्या के लिए उस शब्द 
को देखो । सम०-- चतुष्टयम चार पत्नियों से विवाह 
करना,--दीक्षा विवाह संस्कार या कम । 


विवाहित (भू० क० क्ृ०) [वि-+वह +णिच्‌+क्त] 
ब्याहा हुआ । 

विवाह्मः [व-+वह +ण्यत्‌ | 4. जामाता 2. दूल्हा । 

विविक्त (भू० क० कृ०) [वि-+-विच्‌ --कक्‍्त]| 4. वियक्त 
पृथक्कृत, अलगाया हुआ, बंसुध 2. अकेला, एकाकी 
निवत्त, विलग्न 3. एकल, एकी 4. प्रभिन्न, विवेचन 
किया हुआ 5. बिवेकशील 6. पवित्र, निर्दोष रत्न० 
१।२१,--क्तम [. एकान्त स्थान, निर्जन स्थान शि० 
८।७० 2. अकेलापन, निजता, एकान्तस्थान-कता 
भाग्यहीन या अभागी स्त्री, जो अपने पति को प्यारी 
न हो, दरभंगा 

विविग्ग (वि०) [विशेषेण विग्नः -वि-|-विज्‌--क्त। 
अत्यंत क्षुब्ध, या डरा हुआ -रघु० १८।१३ । 

विविध (वि) [विभिन्ना विधा यस्य-प्रा० ब०] नाना 
प्रकार का, विभिन्न॑ प्रकार का, बहुरूपी, विश्वरूपी 
प्रकोण -- मन्‌० १।८, ३९ । 

विवीत: [विशिष्ट वीत॑ गवादिप्रचारस्थानं यत्र --प्रा० ब०] 
घिरा हुआ स्थान, बाड़ा, जेसे चरागाह । 

विव॒ुक्त (भू० क० क्ृ०) [वि-+व॒ज-+-क्त] छोड़ा हुआ 
परित्यक्त, संपरित्यक्त । 

विवक्ता [विवक्त--टाप्‌| वह स्त्री जिसको उसका पति 
प्यार नहीं करता, तु० विविक्ता । 

विवत (भू० क० कृ०) [वि--व्‌+क्‍त] ॥. प्रदर्शित, 


 विवद्ध (भ० क० कृू०) 


प्रकटीकृत, अभिव्यक्त 2. स्पष्ट, सामने खला हुआ 
3. खुला हुआ, अनावृत, नंगा पड़ा हुआ 4. खोला 
प्रकट किया हुआ, नग्न, उद्धाटित 5. उद्धोषित 
6. भाष्य किया गया, व्याख्या की गई, टीका की 
गई 7. विस्तारित, फलाया गया 8 विस्तृत, विशाल, 
प्रशस्त। सम०- अक्ष (वि०) बड़ी बडी आाँखों 
वाला, (क्षः) मुर्गा, द्वारा (वि०) खुले दरवाजों 
वाला - कु० ४३६ । 

विवतिः (स्त्री०)) |[वि-+व्॒‌--क्तिन्‌] . प्रदर्शन, प्रकटी- 
करण 2. विस्तार 3. अनावरण, व्यक्तीकरण 
4. भाष्य, टीका, वृत्ति, वाच्यान्तर । 

विवृत्त (भु० क० कृ०) [वि+वृत्‌-मबत] (. मुड़ कर 
आया हुआ <. मडना, चक्कर काटना, लढ़कना 
भंवर । 

विवत्ति: (स्त्री०) [वि--वृत्‌ --क्तिन्‌] . मुड़ना, भंवर, 
चक्कर 2. (व्या०) उच्चारण भंग । 

[वि--वध्‌+क्त] 4. विकसित 

2. बढ़ा हुआ, आवधित, ऊँचा किया हुआ, बढ़ाया हुआ 

तीब्र (शोक हर्षादिक) 3. विपुल, विशाल, प्रचुर । 

विवृद्धिः (स्त्री०) [वि--वघ--क्तित| (. बढ़ना, वर्धन 
बढ़ती, विकास -ययः शरीरावयवा विवृद्धिम्‌ -- रघु० 
१७।४९, विवद्धिमत्राश्नुतते वसनि--१३॥४, इसी 
प्रकार शोक हष॑” आदि 2. समंद्धि । 


विवेक: [वि+विक्‌--घठञ्) | . विवेचन, निर्धारण, 
विचारणा, विज्ञता,--काइ्यपि यातस्तवापि च 
विवेकः . भामि० १।६८,६६, ज्ञातो5यं जलघर तावको 
विवेक:---९१६ 2. विचार, विचारविमशं, गवेषणा-- 
यच्छेगारविवेकतत्त्वमपि यत्काव्येष लीलायितम --- 
गीत० १२, इसी प्रकार इंत” धममं" 3. भेद, अन्तर 
(दी वस्तुओं मे) प्रभेद - नीरक्षीर विवेके हंसालस्य॑ 
त्वमेव तनुषे चेत्‌ भामि० १॥५३, भट्ठि० १७।६० 
4. (वेदान्त० में) दृश्यमान जगत्‌ तथा अद॒ब्य आत्मा 
मे भंद करने की शक्ति, माया या केवल बाह्य 
रूप से वास्तविकता को पृथक करना 5. सत्य ज्ञान 
6. जलाशय, पात्र, जलाधार। समणए्--ज्ञ (वि०) 
विवेकशील, विवेचक,--ज्ञानम विवेचन करने की 
शक्ति, - दृश्वत्‌ (पुं०) सूक्ष्मदर्शी पुरुष, -पदवी 
पुर्नावमर्श, विचार, चिन्तन । 

विवेकिन (वि०) [विवेक--इनि] विवेचक, विचारवान 
विवेकशील, पुं० . न्यायकर्ता, गृणदोषविवेचक 

दाशनिक । 

विवेक्त (पुं०) [वि+गिच--तच] ॥. 
2. ऋषि, दाशनिक । 

विवेचनम,--ना [वि-| विच | युट] . गुणदोषविचारणा 
2. विचारविमर्श, विचार 3. फंसला, निर्णय । 


न्‍्यायकारोी 


( ९५५ ) 


विवोढ़ू (पुं) [वि--वह ।-तृच्‌] दूल्हा, पति । 

विव्वोक दे० बिब्बोक--विव्वोकस्ते म्रविजयिनो वत्मंपाती 
बभूव--उ० सं० ४३ ॥। 

विश (तुदा० पर० विशति, विष्ट) ॥. प्रविष्ट होना, 
जाना, दाखिल होना - विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनम्‌ 
“ऊु० ५।३०, रघु० ६।१०, १२, मेघ० १०२, 
भग० ११।२९ 2. जाना या पहुंचना, अधिकार में आना 
किसी के हिस्से में पड़ना-उपदा विविश्: शब्वन्नोत्सेका: 
कोशलेश्व रम्‌ --रघु० ४॥७० 3. बंठ जाना, बस जाना 
4. घुस जाना, व्याप्त हो जाना 5. स्वीकार करना, 
उत्तरदायित्व लेना, -प्रेर ० (वेशयति-ते) घुसाना, 
प्रविष्ट कराना -इच्छा० (विविक्षति) प्रविष्ट होने 
की इच्छा करना, अनु--, (. सम्मिलित होना 
2. किसी का अनुगमन करना, बाद में प्रविष्ट होना, 
अनुप्न --,सम्मिलित होना (आलं० से) दूसरे की 
इच्छानुसार अपने आप को ढालना, -- यस्य यस्य हि 
यो भावस्तस्य तस्यः हित॑ नरः, अनुप्रविश्य मेधावी 
क्षिप्रमात्मवर्श नयेतृ-पंच० १।६८, अभिनि- , 
(आ०) 7. सम्मिलित होना, अधिकार करना 


2. सहारा लेना, अधिकार कर लेना --अभिनिविशते 
सन्‍्मागम्‌ --सिद्धा०, भय॑ तावत्सेव्यादभिनिविशते 
“मुद्रा० ५।१२, भट्टि० ८।८०, आ - ,. प्रविष्ट होना 
-7रघु० २।२६ 2. अधिकार करना, कब्जे में ले लेना, 
काबू कर लेना 3. पहुँचना 4. किसी विशेष स्थिति 
पर पहुंचना, उप---,. बेंठ जाना, आसन ग्रहण करना 
भग० १।४६ 2. डरा डालना 3. स्वीकार करना, 
अभ्यास करना--प्रायमृपविशति 4. उपवास करना 
“-भट्टि० ७४७५, नि---, (आ०) .बंठ जाना, आसन 
ग्रहण करना--नवांबुदश्यामवपुन्य॑विक्षत। (आसने) 
-"5शि० १।१९ 2. पड़ाव डालना, डेरा लगाना 
-7रघु० १२।६८ 3. प्रविष्ट होना, रामशालूां न्यविक्षत 


“भट्टिी० ४॥२८, ६१४३, ८७,  रघृ० ९८२ 
4. स्थिर किया जाना, निर्दिष्ट किया जाना - सूर्य- 
निविष्टदृष्टि:--रघु० १४।६६ 5. व्यस्त होना, अन- 
पकत होना, तुल जाना, अभ्यास करना--श्र तिप्रामा- 
ण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वे - मन॒० २।८ 6. विवाह 
करना (“निविश्‌' के स्थान पर), (प्रेर०) . जमाना, 
निरदिष्ट करना, (मन, चित्त) लगाना, भग० १२।८ 
2. स्थित करना, धरना, रखना - रघ्‌ृ० ६।१६, ४३९ 
७६३ 3. बिठाना, स्थापित करना--रघु० १५॥९७ 
4. जीवन में स्थित कराना, विवाह कराना--श० 
४१९ 5. (सेना आदि का) डेरा डालना - रघु० 
५।४२, १६।३२७ 6. रेखांकन करना, चित्रित करना, 
चित्र बनाता--चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
“जश० २।९, मालवि० ३।११ 7. लिख लेना, उत्कीर्ण 


करना--विक्रम ० २।१४ 8. सूपुर्द करना, सौंपना 
” रघु० १९४, निस्‌ू--, !. सुखोपभोग करना 
- ज्योत्स्नावतोी नि्विशति प्रदोषान्‌ - रघु० ६।३४, 
निर्विष्टविषयस्नेह: स दशांतमुपेयिवान्‌--- रघु० १२।१, 
४॥५१, ६९॥५०, ९१३५, १३।६०, १४।८०, १८।३, 
१९।४७, मेघ० ११० 2. अलंकृत करना, आभूषित 
करना 3. विवाह करना, प्र--, (. प्रविष्ट होना 
2. आरम्भ करना, शुरु करना, (-प्रेर०) प्रस्तुत 
करना, प्रवेष्टा के रूप में आगे आगे चलना, 
विनि -,रक्खा जाना, बिठाया जाना, (प्रेर०) 
. स्थिर करना, रखना - कु० १।४९, रघु० ६।६३, 
मदुरसि कुचकलशं विनिवेशय--गीत ० १२ 2. बसाना, 
नई बस्ती बसाना--कु० ६।३७, सम्‌--, . प्रविष्ट 
होना 2. सोना, लेटना, आराम करना-संविष्ट: 
कुशशयने निशां निनाय--रघु० १॥९५ मनु० ४५५, 
७।२२५ 3. सहवास करना, मंथुन करना- षोडलशर्तु- 
निशा: स्त्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌- याज्ञ ० 
१।७९, मनु० ३।४८ 4. सुखोपभोग करना, समा--., 
. प्रविष्ट होना, भद्टि० ८।२७ 2. पहुंचना 3. रुग 
जाना, तुल जाना, संनि, (प्रेर०)--. रखना, धरना " 
2. स्थापित करना, ऊपर धरना--रघु ० १२॥५८। 

विश (पुं०) [ विश्‌--क्विप्‌ ] . तीसरे वर्ण का मनुष्य, 
वेश्य 2. मनुष्य 3. राष्ट्र, स्त्री० 4. राष्ट्र, प्रजा 
2. पुत्री। सम०--पण्यम्‌ सामान, व्यापारिक माल, 
-- पतिः (विशांपतिः: भी) राजा, प्रजा का स्वामी । 

विशम्‌ [विश--क] कमल की गंडी के तन्‍्तु, रेशे--तु० 
बिस। धसम० - आकर: एक प्रकार का पौघा, भद्र- 
चूड, -कंठा सारस । 

विशद्धुट (वि०) (स्त्री०-टा,-टी) [वि+शंक्‌--अटच्‌] 
. बड़ा, विशाल, बृहत्‌--विश्व ड्भुटो वक्षसि बाणपाणि: 
--भ्टि० २।५०, शि० १३।३४ 2. मजबूत, प्रचंड, 
शक्तिशाली । 

विशड्धा [विशिष्टा विगता वा शक्ता-प्रा० स०] डर, 
आशडू । 


विशद ( वि० ) [वि+शद्‌--अच्‌ ] 4. स्वच्छ, पवित्र, 
निर्मल, विमल, विजुद्ध-योगनिद्रान्तविशरदे: पावने- 
रवलोकने: - रघू० १०।१४, १९।३९, रत्न० ३।९, 
कि० ५११२ 2. सफंद, विशुद्धश्वेत रद्भ का--निर्धा- 
तहारगृलिकाविशदं हिमांभ:--रघु०ण ५७०, कु० 
१।४०, ६२५, शि० ९।२६, कि० ४२३ 3. उज्ज्वल, 
चमकोौला, सुन्दर--कु० ३।३३, शि० ८।७० 4. साफ, 
स्पष्ट, प्रकट 5. शान्‍्त, निश्चिन्त आराम सहित-जातो 
ममाय॑ विशेदः प्रकामं (अन्तरात्मा )--श० ४।२२ । 

विशयः [वि+शी--अच्‌ | . सन्देह, अनिर्वचयता, अधि- 
करण के पांच अंगों में से दूसरा 2. शरण, सहारा । 


( ९५६ ) 


विशरः [वि--श--अप्‌] . टकड़े-टकड़े करना, फाड़ 
डालना 2. वध, हत्या, विनाश | 

बिशल्य (वि०) [विगत शल्यं यस्मात्‌--प्रा० ब०| कष्ट 
और चिन्ता से मुक्त, सुरक्षित । 

विदशसनस [वि--शस्‌--ल्युट] . वध, हत्या, पशुमेध 
-उत्तर० ४।५ 2. बर्वादी,-नः . कटार, टेढ़े फल को 
तलवार 2. तलवार । 

विशस्त (भू० क० कृ०) [वि--शंस्‌-+ क्त | !. काटा हुआ, 
चीरा हुआ 2. उजडड, अशिष्ट 3. प्रशस्त, विख्यात । 

विद्वस्त (पुं०) [वि-+-शस्‌--तृच्‌] . हत्या करने वाला 
या बलि के लिए वध करने वाला व्यक्ति 2. चाण्डाल । 

विशस्त्र (वि०) [विगत शस्त्र यस्य] बिना हथियारों के, 
शस्त्ररहित, जिसके पास बचाव के लिए कुछ न हो । 


विश्ञाख: [विशाखानक्षत्रे भव:--विशाखा -|-अण्‌ | [. काति- 

केय का नाम - महावी० २।३८ 2. धनुष से तीर 

छोड़ते समय की स्थिति (इसमें घनुर्धारी एक पग 

पीछे तथा एक जरा आगे करके खड़ा होता हूं) 

3. भिक्षुक, आवेदक 4. तकुबा 5. शिव का नाम । 
सम०--जः नारंगी का पेड़ । 

विज्ञाखल दे० विशाख (2) । 

विशाखा [विशिष्टा शाखा प्रकारो यस्य--प्रा० ब० |[( प्राय: 
द्विचचनानत) सोलहवाँ नक्षत्र जिसमें दो तारे सम्मि- 
लित होते हैं -- किमत्र चित्र यदि विशास शशकलेखा- 
मनुवर्तेते--श ० ३ । 

विज्ञायः [वि+शी--धजा_] बारी-बारी से सोना, शेष 
पछरेदारों का बारी-बारी से पहरा देना । 

विशारणम्‌ [वि+शु-+ णिच्‌ --ल्युट्‌] . टुकड़े-टुकड़े करना, 

फाडना 2. हत्या, वध । 


विज्ञारद (वि०) [विशाल--दा--क, लस्य रः] . चतुर, 

कुशल, प्रवीण, विज्ञ, जानकार (प्रायः समास में , 
--मध॒दान विशारदा:--रघु० ९।२९ ८।१७ 
2. विद्वान, बृद्धिमान्‌ 3. मशहूर, प्रसिद्ध 4. साहसी, 
भरोसे का,--दः बकुलवक्ष, मौलसिरी का पेड़ । 

विज्ञाल (वि०) [वि०-+-शालच्‌] . विस्तृत, बड़ा, दूर 
तक फैला हुआ, प्रशस्त, व्यापक, चौड़ा,-- गृह विशा- 
लैरपि भूरिशाल:--ज्ञि० ३॥५०, ११।२३, रघु० 
२।२१, ६।३२, भग० ९२१ <. समृद्ध, भरपूरा 
-- श्रीविशालां विशालाम-मेघ ० ३० 3. प्रमुख, श्रीमान्‌ 
महान, उत्तम, प्रख्यात, रूः . एक प्रकार का हरिण 
2. एक प्रकार का पक्षी, - रा . उज्जयिनी नगर का 
नाम - पूर्वादिष्टामनूुसर पुरी श्रीविशालाम्‌- मेघ० 
३० 2. एक नदी का नाम । सम० अक्ष (वि०) 
बड़ी-बड़ी आँखों वाला, (--क्षः) शिव का विशेषण 

क्षो) पावंती का विशेषण । 
विशिख (वि०) [विगता शिखा यस्य प्रा० ब०] मुकुट 


रहित, बिना चोटी का, विना नोक का,--खः . 
बाण, - माधव मनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि 
लीना--गीत ० ४, रघु० ५॥५०, महावी० २।३८ 
2. एक प्रकार का नरकुल 3. एक लोहे का कौवा । 

विशिखा [विशिख--ट/प्‌] (. फावड़ा 2. नकुवा 3. सुई 
या पिन 4. बारीक बाण 5. राजमार्ग 6. नाई की 
पत्नी । 

बिशित (वि०) [वि+-शो-+-क्त | तीब्र, तीक्षण । 

विशिपम्‌ | विशे: कपन्‌[ . मन्दिर 2. आवासस्थान, घर । 

विशिष्ट (भू० क० कृ०) [वि-+शिष्‌ +-क्त] . विलक्षण, 
स्वतंत्र 2. विशेष, असामान्य, असाधारण, प्रभेदक 
3. विशेषगणसम्पन्न, जलक्षणयक्त, विशेषतायुकत, 
सविशेष 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमुख, उत्कृष्ट, बढ़िया । 
सम० - अद्वतवादः रामानज का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार ब्रह्म और प्रकृति समरूप तथा वास्तविक 
सत्ता मानी जाती हैं अर्थात्‌ मूलतः दोनों एक ही है, 
--बुद्धिः (स्त्री ०) प्रभेदक ज्ञान, प्रभेदीकरण,--वर्ण 
(वि०) प्रमुख या श्रेष्ठ रंग का । 

विज्ञीर्ण (भू० क० कृ०) [वि-+-श्य+-क्त | . छिन्‍्न-भिन्‍न 
किया हुआ, तोड़कर टुकड़े टुकंड़े किया हुआ 2. 
मर्साया हुआ, कुम्हलाया हुआ 3. गिरा हुआ,-- कु ० 
५२८ 4. सिकुड़ा हुआ, सकुचित, या झुरियाँ जिसमे 
पड़ गई हों। सम० पर्णः नीम का पेड़,--मूरति 
(वि०) जिसका शरीर नष्ट हो गया हो, अनंग - कु० 
५।५४, (तिः) काम देव का विशेषण । 

विजुद्ध वि०) |वि+शुध्‌--कक्‍्त] (. शुद्ध किया हुआ, 
स्वच्छ 2. पवित्र, निव्यंसन, निष्पाप 3. बेदाग, 
निष्कलंक 4. सही, यथार्थ 5. सद्‌गृणी, पुण्यात्मा, 
ईमानदार, खरा . मा० ७।१ 6. विनीत । 

विशुद्धिः (स्त्री०)) [वि+-शुध्‌-+क्तिन्‌] . पवित्रीकरण, 
शद्धिकरण - तदंगसंसर्गमवाप्य कल्पते श्रुव॑ चिताभ- 
स्मरजो विशद्धये - कु० ५१७९, भग० ६॥१२, मनु० 
६१६९, ११।५३ 2. पवित्रता, पूणपवित्रता,-- रघु० 
१११०, १२।४८ 3. याथातथ्य, यथाथंता 4. परिष्कार, 
भूलसुधार 5. समानता, समता । 

विशल (व०) [विगत शूल यस्य - प्रा० ब०| बिनाबर्छी, 
जिसके पास बरछी न हो---रघु० १५॥५। 

विश्वृंबह (वि०) [विगता श्रृंखला यस्य--प्रा० ब० | 
8. जो शृंखला में न बंधा हो (शा०) 2. विश्यृंख लित, 
अनियंत्रित, अप्रतिबद्ध, निरंकुश, बेरोक-शि० १२॥७- 
भामि० २।१७७ 3. सब प्रकार के नेतिक बंधनों से 
मक्‍त, लम्पट -- भतृ ० २।५९ | 

विशेष (वि०) [विगतः शेषोी यस्मात्‌--प्रा० ब०| 
8., अजीब 2. पुष्कल, प्रचुर --रघु० २।१४,- षः !. 
विवेचन, विभेदीकरण 2. प्रभेद, अन्तर- निविशेषो 


( ९५७ ) 


विशेष: --भतृ ० ३५० 3. विशिष्टतायक्त अन्तर, 
अनोखा चिह्न, विशेष गृण, विशे षता, वेशिष्ट्य,प्रायः 
समास में प्रयुक्त तथा विशिष्ट” और'अजीब' डाब्दों 
से अनूदित --श० ६।६ 4. अच्छा मोड़, रोग में मोड़, 
अथत्‌ अपेक्षाकृत अच्छा परिवर्तन --अस्ति में विशेष: 
-श० ३, अब अपेक्षाकृत अच्छा हूँ 5. अवयव, 
अंग - पुपोष लावण्यमयान विशेबान कु० १२५ 
6. जाति, प्रकार, प्रभेद, भेद, ढंग (प्रायः समास के अंत 
में;-भूतविशेष: उत्तर० ४, परिमलविशेषान्‌_ पंच० 
१, कदलीविशेषा: - कु० १।३६ 7. विविध उद्देश्य, 
नाना प्रकार के विवरण (ब० व०)-मेघ० ५८, 
६४ 8. उत्तमता, श्रेष्ठता, भेद, - प्रायः समास के 
अन्त में, उत्तम, पूज्य, प्रमुख, उत्कृष्ट . अनुभाव- 
विशेषात्तु - रघु० १३७, वपुविशेषण कु० ५॥३१, 
रघृ० २७, ६॥५, कि० ९।५८, इसी प्रकार आकृति 
विशेषा: “उत्तम रूप' अतिथिविशेषः 'पृज्य अतिथि' 
आदि 9. अनोखा विशेषण, नो द्रव्यों में से प्रत्येक की 
शाइवत विभेदक प्रकृति 0. (तकं० में) वेयक्तिकता 


(विप० सामान्य) अनूठापन . प्रवर्ग, वर्ग 
42. मस्तक पर चन्दन या केसर का तिलक 43. वह 
शब्द जो किसी अन्य शब्द के अर्थ को सीमित कर 
देता हूँ, दे० विशेषण 4. ब्रह्मांड का नाम 5. (अलू० 
में) एक अलंकार का नाम जिसके तीन भेद बताये 
गय हूँ, मम्मठ ने इसकी परिभाषा यह दी है:--विना 
प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थिति:, एकात्मा युगपद्‌ 
वृत्तिरेकस्थानेकगोचरा । अन्यत्यकुर्वेत: कार्यमशक्या- 
न्यस्य वस्तुतः. तथव करणं चेति विशेषस्त्रिविध: 
स्मत:- -काव्य० १०। सम०--अतिदेश: विशेष 
अतिरिक्त नियम, विशेष विस्तारित प्रयोग,--उक्तिः 
(स्त्री०) एक अलंकार जिसमें कारण के विद्यमान 
रहते हुए भी काय का होना नहीं पाया जाता 
- -विशेषोक्तिरखंडेष कारणेष फलावच: - काव्य ० 
१०, उदा० हुृदि स्नहक्षयो नाभृत्स्मरदीपे ज्वलत्यपि, 

ज्ञ,, विद्‌ (वि०) !. भेदों को जानने वाला, 
गुणदोषविवेचक, पारखी 2. विद्वान, बृद्धिमान्‌ - भत्‌ ० 
२।३, - लक्षणम्‌,-लिगम्‌ विशेष या लक्षणदर्शी चिह्न, 
_- बचनम्‌ वि पाठ या विधि,--विधि:, -- शा स्त्रम 
विशेष नियम । 


विशेषक (वि०) [ वि-+शिष्‌-+पण्वल ] प्रभेदक, - कः, 
कम्‌ . एक प्रभेदक विशिष्टता या लंक्षण विशेषण 

2. चन्दन या केसर का माथे पर छूगा तिलक 

- मालवि० ३।५ 3. रंगीन उबटन तथा अन्य सुगंधित 
पदार्थी से मुख या शरीर पर रेखांकन करना-स्वेदोद्गमः 

. किपुरुषांगनानां चक्रे पदम्‌ पत्रविशेषकेष-कु० ३।३३, 
रघु० ९।२९, शि० ३।६३, १०१४, - कम्‌ तीन 


इलोकों का समूह जो व्याकरण की दृष्टि से एक ही 
वाक्य बनता हेँ-हाम्यां यूग्ममिति प्रोक्‍्त॑ त्रिमि: 
इलोक विशेषकम्‌, कलापक॑ चतुर्भिः स्यात्तदृर्ध्व कुलक 
स्मृतम । 

विशेषण (वि०) [ वि--शिष्‌ +-ल्यूट्‌ | गुणवाचक, - णम॒ 
. विभेदन, विवेचन 2. प्रभेदन, अन्तर 3. वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता हैं, 
गुणवाचक शब्द, गण, विशेषता, (विप० विशेष्य), 
(विशेषण तीन प्रकार का बताया जाता है -व्यावतंक, 
विधेय और हेतुगर्भ) 4. प्रभेदक लक्षण या चिह्न, 
5. जाति, प्रकार । 

विशेषतस्‌ (अव्य०) [ विशेष--तस | विशेष रूप से, 
खास तौर से । 

विशेषित (भू० क० क्ू०) [वि-+शिष्‌--णिच्‌--क्‍्त ] 
!. विलक्षण 2. प्ररिभाषित, जिसके विवरण बता दिये 
गए हों 3. विशेषण के द्वारा जिसकी भिन्‍नता दर्शा दी 
गई हो 4. श्रेष्ठ, बढ़िया । 


विशष्य (वि०) [ वि+शिष्‌+ण्यत्‌ ] . विलक्षण होने 
के योग्य 2. मुख्य, बढ़िया,- ध्यम॒ वह शब्द जिसे 
विशेषण के द्वारा सीमित कर दिया गया हो, वह 
पदार्थ जो किसी दूसरे शब्द द्वारा परिभाषित, या 
विशिष्ट कर दिया गया हो, संज्ञाशब्द,- विशीष्य 
नाभिघा गच्छत्क्षीणशक्तिविशेषणे--काव्य ० २। 
विशोक (वि०) [ विगतः शोको यस्य --प्रा० ब० | शोक 
से मुक्त, प्रसन्‍न, - कः अश्योक वक्ष,--का शोक से 
छटकारा | 
विशोधनम्‌ [ विं+शुध्‌+ल्यूट ] ॥. शद्ध करना, स्वच्छ 
करना (आलरं० से)--राज्यकंटक विशोधनोद्यतः -- 
विक्रम० ५१ 2. पविश्नीकरण, निष्पाप या दोषरहित 
होना 3. प्रायश्चित्त, परिशोघन । 
विशोध्य (वि०) [ वि-+-शुघ्‌--ण्यत्‌ ] पवित्र किये जाने 
के योग्य, निमेल या शुद्ध किये जाने के योग्य । 
विशोषणम्‌ | वि-+-शुष्‌-ल्यूट ] सुखाना, शुष्कीकरण । 
विश्रणनम्‌, विश्राणनम्‌ | वि+-श्रण्‌--ल्यूट, पक्षे णिच ] 
प्रदान करना, समपंण करना, अनुदान, उपहार, दान- 
विश्वाणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ - रघ्‌ृ० २।५४ | 
विश्रव्ध (भू० क० क्) (विरूब्ध भी) [ वि+-श्रम्भ-+- 
क्त | . बन्द किया गया, विश्वास किया गया, सौंपा 
गया 2. विस्वस्त, निडर, भरोसा करने वाला --मद्रा० 
३। ३ 3. विश्वसनीय, भरोसे का 4. निश्चल, सौम्य, 
शान्त, निश्चिन्त 5. दढ़, स्थिर 6. नम्र, विनीत 7. 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह, -- ब्धम्‌ (अव्य०) विश्वास- 
पृवक, निर्भीकता के साथ, बिना डर व संकोच के -- 
विश्रब्धं क्रियतां वराहततिभिः मुस्ताक्षति: पल्वले 
ऊझरी० २।६ | 


( ९५८ ) 


विश्रमः [ वि+श्रम--अप्‌ ] 4. आराम, विश्रान्ति 2 
विराम, विश्राम । 

विश्रवम्भ: [ वि+श्रम्भू+|घञ ] . विश्वास, भरोसा, 
अन्तरंग विश्वास, पूर्ण घनिष्ठता या अन्तरंगता-- 
विश्रम्भादुरसि निपत्य लब्घनिद्रां-उत्तर० १४९, मा० 
३।१ 2. गप्त बात, रहस्य - विश्वभेष्वम्यंतरीकरणीया 
--का० 3. आराम, विश्वाम 4. स्नेहसिक्त परिपच्छा 
5. प्रम-कलह, प्रीतिविषयक झगड़ा 6. हत्या । सम०--- 
आलाप:,-  भाषणम गृप्त वार्तालाप, वार्तालाप,-- 
पफात्रम,-- भूमि, - स्थानस विश्वास करने के योग्य 
पदार्थ या व्यक्ति, विश्वस्त, विश्वसनीय व्यक्ति । 

विश्रयः [ वि+श्रि+- अच ] शरण, आश्रयस्थल । 

धिश्रवस्‌ (पृं०) पुलस्त्य के एक पुत्र का नाम, जो ककसी 
से उत्पन्न रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शपेणखा 
का पिता था, कुबर के एक पुत्र का नाम जो उसकी 
पत्नी इडाविडा से उत्पन्त हुआ था 

विशभ्राणित (भू० क० कृ०) [वि+श्रण+णिच्‌-+क्‍्त | 
प्रदान किया गया, अपित्त किया गया --निःशेषविश्रा- 
णितकोशजातम्‌ - रघु० ५११ । 


विभ्ास्त (भू० क० कृ०) [ वि-+श्रम--क्त ] [. बन्द 
किया हुआ, रोका गया 2. आराम किया हुआ, विश्राम 
किया हुआ 3. सोम्य, शान्त, स्वस्थ । 

विश्रान्ति: (सत्नी०) [ वि--श्रम्‌-- क्तिन्‌ ] . आराम, 
विश्वाम 2. रोक, थाम | 

विश्ञास: [ वि--श्रमू- घञ_ | . रोक, थाम 2. आराम, 
चंन  विश्लामों हृदयस्थ यत्र-- उत्तर० १॥३९ ३ 
शान्ति, सौम्यता, स्वस्थता । 

विश्वावः [ वि+श्रु+घञ | 4. चूना, टपकना, बहना 
('विसाव' के स्थान में) 2. ख्याति, कीति । 

विश्वत (भू० क० कृ०) [ वि+श्रु+कत | प्रख्यात, लब्घ- 
प्रतिष्ठ, यशस्वी, प्रसिद्ध 2. प्रसन्‍न, आनन्दित, खुश 
3. बहता हुआ । 

विश्वतिः (स्त्री०) | वि-+श्रु+क्तिन्‌ ] भ्रसिद्धि, ख्याति | 

विइलथ (वि०) [ विशेषण इलथ: - प्रा० स० ) . ढीला, 
शिथिल, खुला हुआ,--रघु० ६।७३ 2. स्फूतिहीन, 
निस्तेज । ह 

विशिष्ट (भू० क० कृ०) [वि+शि्लिप+क्त] वियुक्त 
पथक्कृत, अलग अलग किया हुआ रघु० १२७६ । 

विश्लेष: [वि+श्लिष्‌ --घञ . अलगाव, वियोजन 
2. विशेषतः प्रेमियों अथवा पति-पत्नी का बिछोह 
3. वियोग तनयाविश्लेषदःख: - श० 
राविदविश्लेष--रघु ० १३॥२३ 4. अभाव, हानि 
शोकावस्था £. दरार, छिद्र । 


४५, चरणा- 


विश्व (सा० वि०) [विश-+-व] 4. सारे, सारा, समस्त, 


सावेलौकिक 2. प्रत्येक, हरेक, (पूं० ब० व०) दस 
देवों का समूह (यह 'विश्वा' के पुत्र समझे जाते हैं, 
इनके नाम हैं- वसु: सत्य: ऋतुर्देक्ष; काल: कामो धृति: 
कुरुट, पुरूरवा माद्रवाश्च विश्वेदेवा: प्रकोतिता:-- 
- शैवम व. सम्पूर्ण सृष्टि, समस्त संसार -- इदं विश्व 
पाल्यम्‌-- उत्तर ० ३॥३०, विश्वस्मिन्नधुनान्य: कुलब्रतं 
पालयिष्यति कः भाभमि० १।१३ 2. सूखा अदरक, 
सोंठ । सम० - आत्मन (पं) 4. परमात्मा (विश्व 
की आत्मा) 2. ब्रह्मा का विशेषण 3.शिव का 
विशेषण--अथ विश्वात्मने गौरी संदिदेश मिथ 
सखीम्‌-- कु० ६।१ 4. विष्ण का विशेषण,--ईश+, -- 
ईइवबर: . परमात्मा, विश्व का स्वामी 2. शिव का 
विशेषण (वि०) दुष्ट, नीच, दुव॑त्त, (द्रः) 


, शिकारी कुत्ता, मुगयाकुक्कुर 2. स्वस्थ,-- कमन्‌ 
(पु०) 4. देवों का शिल्पी, तु० त्वष्ट 2. सू्य का 
विशेषण, सुता; सूर्य की पत्नी संज्ञा का 
विशेषण, कृत (पु०) 4. सब प्राणियों का स्रष्टा 
2. विश्वकर्मा का विशेषण--,केतुः अनिरुद्ध का 
विशेषण, गंध: प्याज, (-धम्‌) लोबान, गग्गल,-- 
गंधा पृथ्वी, जनम मानवजाति, - जनीन,--जन्य 
(वि०) मानवमात्र के लिए हितकर, मनष्य जाति के 
उपयुक्त, सब मनुष्यों के लिए लाभकर-भट्ठि ० २।४८ 
२१।१७,- जित्‌ (पुं०) 4. यज्ञ विशेष का नाम-- 
रघु० ५।१ 2. वरुण का पाश, देव विश्व (पुं०) के 
नीचे दे०, - धारिणो पृथ्वी, घारिन्‌ (पुं०) देव 
- नाथ: विश्व का स्वामी, शिव का विशेषण, - पा 
(पुं०) 4. सब का रक्षक 2. सूर्य 3. चन्द्रमा 4. अग्नि, 
->पावनी, पूजिता तुलसी का पोधा,- प्सन्‌ (१०) 


. देव 2. स्य 3. चन्द्रमा 4, अग्नि का विशेषण 
- भुज (वि०) सर्वोपभोक्‍ता, सब कुछ खाने वाला 
(पुं०) इन्द्र का विशेषण, भेषजस्‌ सूखा अदरक 
सोंठ, म॒त्ति (वि०) सब रूपों में विद्यमान, सव्वे- 
व्यापक, विश्वव्यापी,-- मा० १।३,--योनिः . ब्रह्मा 
का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण,-- राज, - राज: 
विश्वप्रमु, रूप (वि०) सर्व व्यापक, सबंत्र विद्यमान 
(प:) धिष्णु का विशेषण, (पम्‌) अगर की लकड़ी 
--रेतस (पुं») ब्रह्मा का विशेषण,- वाह (धथि०) 
(स्त्री० विश्वोह्टी) सब कुछ ढोन वाला, सब का 
भरण पोषण करन वाला, - सहा पथ्वी,-- सज्‌ (पं०) 
--ब्रह्मा का विशेषण, ब्नरष्टा प्रायेण सामग्र्यविधौ 
गणानां पराझुमुखी विश्वसृज: प्रवृत्ति:---कु० ३।२८ 
१।४९ | 


विश्वंकर: [विश्वं सर्व करोति प्रकाशयति--क्रृ-ट 


विश्लेषित (भू० क० क्ृ०) [वि-शिलिष-- णिच --क्त | 
द्वितीयाया अल॒क | आँख, (कुछ के अनुसार-नपुं ० ) । 


अलग किया हुआ, वियुक्त, जुदा किया हुआ । 


( ९५९ ) 


विश्वतस्‌ (अव्य>) [विश्व--तसील] सब ओर, सत्र, 
सब जगह भामि० १।३०। सम० - मुख (वि०) 
सब ओर मुख किये हुए--भग० ९११५ । 

विश्वथा (अव्य) [विश्व+-थाल | सवंत्र, सब जगह । 


विव्वंभर (वि०) [विश्वं विभति विश्व+-भू+-खच्‌, ' 
मुम्‌ | सब का भरणपरोषण करने वाला, रः (. सर्वे ; 


व्यापक प्राणी, परमात्मा 2. विष्ण का विशेषण 
3. इन्द्र का विशेषण, - रा पृथ्वी - विश्वंभरा भगवतीं 


अधिक थी, उदाहरणतः उसने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने, 
इन्द्र के हाथ से शुनःशेपकी रक्षा करने, तथा ब्रह्मा 
को भांति पुनः सृष्टि की रचना करने में अत्यधिक 
बल का प्रदर्शन किया । यह बालक राम का साथी 
ओर परामश्श दाता था, इसने राम को अनेक आइचये 
जनक अस्त्र प्रदान किये) । 

विश्वाबसु: [विश्व -+-वसुः, पूवंपदस्थाकारस्य दीघं:] एक 
गन्धवं का नाम । 


भवतीमसूत - उत्तर० १।९, विश्वंभराष्यतिलघुनेंरनाथ | विश्वास: [वि-+-श्वस -- घञा |] . भरोसा, प्रत्यय, निष्ठा, 


तवांतिके नियतम्‌--काव्य० १० | 

विश्वसनीय (सं० क़ृ०) [वि--श्वस्‌ -|-अनीयर | . विश्वास 
किय जाने के योग्य, विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा 
किया जा सके 2. विश्वास उत्पन्न करने के योग्य -- श० 
२, मालवि० ३।२ । 


विश्वस्त (भू० क० क्ृ०) [वि--श्वस्‌-)-क्त] 4. जिस पर 
विश्वास किया गया हैँ, निष्ठ, जिस पर भरोसा किया 
गया हूँ 2. विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला 
3. निडर, विश्रब्ध 4. विश्वास के योग्य, जिस पर 
भरोसा किया .जा सके | 


विश्वाधायस्‌ (पुं०) [विश्वं दघाति पालयति --विश्व+घा 


णिच्‌ +-असुन्‌, पृव॑दी्घ:] देव, सुर । 

विश्वानरः [विश्व +-नर:, पूव॑ पददीघे:| सविता का विशेषण । 

विश्वामित्र: [विव्व-+मित्र:, विश्वमेव मित्र यस्य ब० स०, 
पृवंपदस्याका रस्य दीघे: | एक विख्यात ऋषि का नाम । 
यह कान्यकुब्ज का राजा होने के कारण क्षत्रिय था, 
इसके पिता का नाम गाधि था । एक बार यह मगया 
के लिए घूमता-धूमता वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में 
पहुँचा, वहाँ अनेक गौओं को देख कर उसने अनंत 
धन राशि देकर भी उनको लेना चाहा और न मिलने 
पर बलात्‌ उनको छीनने का प्रयत्न किया । इस बात 
पर एक महान्‌ संघर्ष हुआ, और राजा विश्वा मित्र पूर्ण 
रूप से परास्त हो गया । इस पराजय से विश्वामित्र 
अत्यंत क्षुब्ध हुआ और साथ ही वसिष्ठ के ब्राह्मणत्व 
की शक्ति से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घोर तपस्था करता 
रहा । यहां तक कि बाद में उसे क्रमशः रार्जषि, 
ऋषि, महर्षि और ब्रह्मषि की उपाधि मिली, परन्तु 
उसे सन्तोष न हुआ क्योंकि वसिष्ट ने अपने मुख से 
उसे ब्रह्म नहीं कहा । विदश्वामित्र हजारों वर्ष 
तपस्या करता रहा, तब कहीं जाकर वसिष्ठ ने उसे 
ब्रह्मषि कहा । विद्ववामित्र ने कई बार वस्चिष्ठ को 
उत्तेजित करने का प्रयत्न किया, उदाहरणत: वसिष्ठ 
के सौ पुत्रों को विश्वामित्रने मौत के घाट उतार दिया, 
परन्तु वशिष्ठ तब भी नहीं घबराया । अन्तिमरूप से 
ब्रह्म॒षत बनने से पहले विश्वामित्र की शक्ति बहुत 


विश्रम्भ,--दुजं नः प्रियवादीति नेतद्विश्वासकारणम्‌ -- 
श० १।१४, रघु० १।/५१, हि० ४॥१०३ 2. भेद, रहस्य, 
गोपनीय समाचार । सम० -घातः, भंगः विश्वास 
को तोड़ देना, धोखा देही, द्रोह, घातिन (पं०) 
धोखा देने वाला मनुष्य, द्वोही, - पात्रम, - भमिः, 

स्थानम्‌ भरोसे की वस्तु. विश्वसनीय या भरोसे का 
मनुष्य, विश्वासी पुरुष । 


विष । (जुहो० उभ० वेवेष्टि, वैविष्टे, विष्ट) . घेरना 
2. फंलाना, विस्तार करना, व्यापक होना 3. सामने 
जाना, मुक़ाबला करना (परिनिष्ठित संस्कृत में इसका 
प्रयोग बहुघा नहीं होता) । 
 (क्रया० पर० विष्णाति) वियक्त करना, अलग- 
अलग करना । 
!] ( मवा० पर० वेषति) छिड़कना, उडेलना । 
विब (स्त्री०)) [विष्‌--क्विप |] 4. सर, विष्ठा, लछीद 
2. फलाना, प्रसारण 3. लड़की जैसा कि “विट्पति' 
में। सम०--कारिका (विटकारिका) एक प्रकार 
का पक्षी, - ग्रहः (विड॒ग्रह:) कोष्ठबद्धता, कब्ज, 
-“चरः, -वराहः (विट्चर:, विडवराहः) पालतू या 
गाँव का सूअर,--लूवणम्‌ (विडलवणम्‌ ) एक प्रकार 
का ओषधियों में प्रयुक्त होने वाला नमक, - सद्भू: 
(विट्सद्भू:) कोष्ठबद्धता, क़ब्ज,--सारिका (विट- 
सारिका ) एक प्रकार का पक्षी, मना । 
विषम्‌ [विष्‌--क] 4. जहर, हलाहल (इस अर्थ में 'पुं०' 
भी कहा जाता है) -विष॑ भवतु मा भद्धा फठाटोपों 
भय द्भुर:--पंच० १।२०४ 2, जल, -- विषं जलघरे: 
पीत॑ मूछिता: पथिकाज्भरना: -चन्द्रा० ५॥८२, (यहाँ 
दोनों अर्थ अभिप्रेत हें) 3. कमलडण्डी के तन्‍्तु या 
रेशे 4. लोबान, एक सुगन्धित द्रव्य का गोंद, रस- 
गन्ध । सम० अक्त,--दिग्ध (वि०) विषला, जहरीला, 
“ अकुरः ।. बर्छी 2. विष में वुझा तीर,--अंतकः 
शिव का विशेषण,---अपह,-- घ्न [वि०) विषनाशक, 
विषनिवारक औषधि, - आननः, --आयुधः,  आस्य:, 
साँप,-- आस्वाद (वि०) जहर चखने वाला,-- कुम्भ: 
जहर से भरा हुआ घड़ा,--कछृमिः जहर में पला हुआ 
कोड़ा,-- न्याय दे० न्याय के अन्तर्गत,--ज्वरः भैंसा, 


( ९६० 


““दः बादल (दम ) तूतिया, - दन्तकः साँप,--दर्शन- 
मृत्यकः,-- मृत्यु: एक पक्षी (इसे चकोर कहते हैं), 
“परः साँप--भामि० १।७४, "निरूयः निम्नतर 
प्रदेश, साँपों का बिल,-- पुष्पमत नील कमल, -- प्रयोग: 
जहर का इस्तेमाल, जहर देना,--भिषज, -वेद्य:ः 
विषनाशक औषधियों का विक्रेता, साँपों के काटने 
को चिकित्सा करने वाला--संप्रति विषवद्यानां कमं- 
मालवि० ४,--मन्त्र: . साँप के काटे का विष 


) 


 विशेषण,--अन्नम्‌ अनोखा या अनियमित आहार 


“ आयुधः,--इषु:,-- शरः कामदेव के विशेषण, 
कार: अननुकूल क्रतु,- चतुरस्नर:, - चतुर्भजः 
विषभ कोण वाला चतुष्कोण,-- छदः सप्तपर्ण नाम 
का पेड़,- ज्वरः कभी कम तथा कभी अधिक होने 
वाला बुखार,-- लक्ष्मी: दुर्भाग्य, - विभाग: सम्पत्ति 
का असमान वितरण,- सथ (वि०) ।. दुर्गंम स्थिति 
में होने वाला 2. कठिनाई में रहने वाला, अभागा । 


उतारने का मन्त्र 2. सपेरा, बाजीगर,-- धक्ष: जहरीला | विषमित (वि०) [विषम-- इतच्‌ | . ऊबड़-खाबड़ किया 


पेड़, - विषवृक्षोडपि संवध्य॑ स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ 
-“कु० २५५, न्याय न्याय के नीचे देखो,--वेगः 


हुआ, असम, कुटिल 2. सिकूड़न वाला, त्योरीदार 
3. कठिन या दुर्गंम बनाया गया । 


जहर का सचार या प्रभाव,--शाल्कः कमल की जड़, | विषय: [विषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषयिणं संबध्नन्ति 


7 शूकः,- शरज्धिनू,  सृक्‍कन्‌ ( पुं० ) भिड़, बरं, 
“हृदय (वि०) विषाक्त दिलवालछा अर्थात दुष्टहृदय, 
मलिनात्मा । 


विषक्त (भू० क० कृ०) [वि+-सञ्ज्‌ --क्त] ॥. दढ़ता- 
पूर्वक जमा हुआ, सटा हुआ 2. चिपटा हुआ, चिपका 
हुआ । 

विषण्डम्‌ [विशेषेण षंडम्‌-प्रा० स०] कमलडण्डी के तन्‍्तु 
या रेशे । 

विषण्ण (भू० क० क्ृ०) [वि--सद्‌--क्‍्त] खिन्न, मंह 
लटकाये हुए, उदास, दुःखी, निरुत्साह, हताश । सम० 
“मुख, बदन (वि०) उदास दिखाई देने वाला, 
“एप (वि०) उदासी की अवस्था में पड़ा हुआ । 


विषम (वि०) [विगतो विरुद्धो वा सम:-प्रा० स०)॥. जो 
सम या समान न हो, खुरदरा, ऊबड़-खाबड़ -पथिष 
विषमेष्वप्यचलता - मुद्रा० ३।३, पञच० १६४, मेघ० 
१९ 2. अनियमित, असमान--मा ० ९।४३ 3. उच्चा- 
वच, असम 4. कठिन, समझने में दुष्कर, आश्चर्य- 
जनक कि० २।३ 5. अगम्य, दुगम--कि० २॥३ 
6. मोटा, स्थूल 7. तिरछा मा० ४।२ 8. पीड़ाकर, 
कष्टदायक--भतृ ० ३१०५ 9. बहुत मजबूत, उत्कट 
“मा० ३।९ (0. खतरनाक, भयानक - मच्छ० 
८।१, २७ मुद्रा० १।१८, २।२० 74. बुरा, प्रतिकूल, 
विपरीत--पंच० ४॥१६ 2. अजीब, अनोखा, अनु- 
पम॒ 3. बेईमान, कलापूर्ण, -मम॒. असनता 
2. अनोखापन 3. दुर्ग स्थान, चट्टान, गड़ढा आदि 
4. कठिन या खतरनाक स्थिति, कठिनाई, दुर्भाग्य, 
सुप्त प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा- 
कृतानि. भतृ० २९७, भग० २।२ 5. एक अलंकार, 
का नाम जिसमें काय कारण के बीच में कोई अनोखा 
या अघटनीय संबंध दर्शाया जाता हें - यह चार 
प्रकार का माना जाता हे >दे० काव्य ०, का० १२६ 
व १२७, - सः विष्ण का नाम। सम० अक्षः, 
-“ईक्षेण:, --नयनः, -- नेत्रः-- लोचन: शिव के 


“-जि--सि-+-अच्‌, षत्वम] ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
पदार्थ (यह पाँचों ज्ञानन्द्रियों के अनुरूप गिनती में 
पाँच हैं - रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द जिनका 
संबंध क्रमश: आँख, जिद्वा, नाक, त्वचा और कान 
से हैं )/->श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ 
“शै० १।१ 2. लौकिक पदाथ्थं, या वस्तु, मामला, 
लेन-देन 3, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त आनन्द, लौकिक 
या मेथुनसंबन्धी उपभोग, वासनात्मक पदार्थ (प्रायः 
ब० व० में), यौवने विषयषिणामू--रघु० १८, 
निविष्ट विषयस्नेह:-- १२११, ३॥७०, ८।१०, १९।४९, 
विक्रम० १।९, भग० २।५९ 4. पदार्थ, वस्तु, मामला, 
बात--नार्या न जग्मूविषयांतराणि--रघ्‌० ७।१२, 
८।८९ 5. उद्िष्ट पदार्थ या वस्तु, चिह्न, निशान 
“भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्था: - श० १।३१, 


शि० ९।४० 6. कायंक्षेत्र, परास, पहुँच, परिधि 
“उसी मित्रेरपि पत्रिणामविषय तत्र प्रिये क्वासि भो: 
”उत्तर० ३।४५, सकलवचनानाम विषय:--मा० 
१।२०, २६, उत्तर० ५१९, कु० ६१७ 7. विभाग, 
क्षेत्र, प्रान्त, भूमि, तत्त्व सर्वत्रौदरिकस्याभ्यवहाय॑मेव 
कविषय: - विक्रम० ३ 8. विषयवस्तु, आलोच्य विषय, 
प्रसंग,--भामि० ११०, इसी प्रकार “शूज्ा रविषयिको 
ग्रन्थ: ऐसी पुस्तक जिसमें प्रीतिविषयक बातों का 
उल्लेख हो 9. व्याख्यय प्रसंग या विषय, शीषंक, 
अधिकरण के पाँचों अंगों में से पहला 40. स्थान, 
जगह--परिसरविषयंष्‌ लीढमक्ताः कि० ५॥३५ 
4., देश, राष्ट, राज्य, प्रदेश, मंडल, साम्राज्य 2. 
शरण, आश्रय ॥3. ग्रामों का समूह 44. प्रेमी, पति 
5. वीय, शुक्र 6. धार्मिक अनुष्ठान (विषय की 
बाबत, के विषय में, के संबंध में, इस मामले में के 
बारे में, बाबत-या तत्रास्ते युवतिविषये सृष्टिरा- 
देव घातु:-मेघ० ८२, स्त्रीणां विषये, धनविषये 
आदि) । सम०--अभिरतिः . सांसारिक विषय 
वासनाओं में आसक्ति -कि० ६।४४, इसी प्रकार 


( 


अभिलाष:-कि ० ३।१३,--आत्सक (वि०) सांसा- 
रिक पदार्थों से युक्त, आसकत,-- निरत (वि०) 
विषयवासनाओं में लिप्त, विषयी, विलासी, इन्द्रिया- 
सकत,---आसक्ति - उपसेवा, निरतिः ट((स्त्री०), 
“प्रसंग: भोगविलास, कामासक्ति, ग्राम: उन पदार्थों 
का समूह जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जाने जाते हैं,-सुखम्‌ 
इन्द्रियासक्ति, विषयोपभोग । 


विषयायिन्‌ (पुं०) [| विषयान अयते प्राप्नोति--विषय -- 
अयू-+णिन्िि | 4. इन्द्रियसुखों में लिप्त, भोगविलासी 
2. संसार के कार्यों में लिप्त मनुष्य 3. कामदेव 4. राजा 
5. ज्ञानेन्द्रिय 6. भौतिकवादी । 

विषयिन्‌ (वि०) [ विषय--इनि ] इन्द्रियसुखसंबंधी, 
शारीरिक, पुं० . सांसारिक पुरुष, विषयो, दुनिया- 
दार आदमी 2. राजा 3. कामदेव 4. भोगविलासी, 
लंपट -- पंच ० १।१४६, श० ५, नप्‌ ० 4. ज्ञानंन्द्रिय 
८2. ज्ञान । 

विबल: (प्‌०) जहर, हलाहल । 

विषह्ञ (वि०) [वि-+-सह +यत्‌ | 4. सहन करने के 
योग्य, जो बर्दाइत किया जा सके अविषद्यव्यसनेन 
घूमिताम्‌ - कु० ४॥३०, रघु० ६।४७ 2. जो बसाया जा 
सके जो निर्घारित किया जा सके मन॒० ८२६५, 
संभव, शकक्‍य । “ 

विषा | विष-अच्‌--टापू | 4. विष्ठा, मल 2. प्रतिभा, 
समझ । 

विषाण:, -- णमू, णीो [ विष्‌-+-कानच्‌, स्त्रियां डीष | 
4. सींग - साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशु: पुच्छ- 
विषाणहीनः---भत्‌ ० २।१२, कदाचिदपि पर्यटव्म 
शशविषाणमासादयत्‌--२।५ 2. हाथी या सूअर के 
दांत--तप्तानासुपदधिरे विषाणभिन्‍ना: प्रह्लादं सुरक- 
रिणां घनाः क्षरन्‍्त: - कि० ७।१३, शि० १६० । 

विषाणिन्‌ (वि०) [ विषाण-[-इनि ] सींगों वाला या दांतों 
वाला,--१० 4. वह जानवर जिसके सींग हों या दांत 
बाहर निकले हों 2. हाथी शि० ४॥६३, १२।७७ 
3. साँड । 

विषाद: [ वि+सद्‌-+घण ] 4. खिन्‍नता, उदासी, 
उत्साहहीनता, रंज, शोक मद्बाणि मा कुरु विषादम 
“ भामि० ४।४१ विषादे कतंव्ये विदधति जडा: 
प्रत्युत मृदम॒ भरत ० ३३३५, रघ० ८।५४ 2. निराशा, 
हताशा, नराश्य, - विषादलप्तप्रतिपत्तिसन्यम्‌--रघ्‌ ० 
२।४० (विषादरचेतसो भंग उपायाभावनाशयो:) 
>. थकान, म्लान अवस्था,--मा० २॥५ <. मन्दता, 
जडता, संज्ञाहीनता । 

विषादिन्‌ (वि०) [| विषाद | इनि ] . खिन्‍न, उद्विग्न 
2. उदास, विषण्ण । 

विषारः | विष-|-ऋ--अच्‌ ] साँप । 


+ है 


९६१ ) 


विषालु (वि०) [ विष-|आलच्‌ ) विषला, जहरीला । 

विषु (अव्य०) [ विष-+कु | !. दो समान भागों में, 
समान रूप से 2. भिन्‍नतापूवंक, विविध प्रकार से 
3. समान, सदश । 

विषुपम्‌ [ विषु-+पा-+क | दो स्थलबिन्दु जहाँ पर सूर्य 
विषुवत्‌ रेखा को पार करता है । 

विषुवम्‌ | विषु--वा-+ क | मेषराशि या तुलाराशि का 
प्रथम बिन्दु जिसमें सूयं शारदीय या वासन्तिक विषव 
में प्रविष्ट होता है, विष॒वीय बिन्दर। सम०--छाया 
मध्याहक्लककाल मे धूपघड़ी के शंकु की छाया,-- दिनम 
विषुवीय दिन, रेखा विषुवीय रेखा,-- संक्रान्ति: 
(स्त्री०) सू्य का विषवीय मार्ग । 

विषूचिका | वि-सूच्‌ +ण्वुलू-+टाप्‌, षत्वम्‌, इत्वम्‌ ] 
हैजा । 

विष्क (चुरा० उभ० विष्कयति ते) . वघ करना, चोट 
पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना (इस अर्थ में केवल आत्म- 
नेपदी ) 2. देखना, प्रत्यक्ष करना । 

विष्कन्द: [ वि-स्कन्द्‌ --अच, पत्वम्‌ | 4. तितरबितर 
हीना 2. जाना, गमन । 

विष्कम्भ: [| वि-|-स्कंभ्‌ --अच्‌ ] . अवरोध, रुकावट, 
बाघा 2. दरवाजे की सांकल, चटकनी 3. घर में 
लगा शहतीर 4. थूणी, खंभ 5. वक्ष 6. (नाठकों में) 
नाटकों के अंकों के मध्य में मध्यरंग का दृश्य जो दो 
मध्यम या निम्नदर्जे के पात्रों द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता हैं, तथा जिसमें श्रोताओं के सामने अंकों के 
अन्तराल में तथा बाद में होने वाली घटनाओं को 
संक्षेप में कह कर नाटक की कथावस्तु के अवान्तर 
भागों का नाटक की मख्य कथा से संबन्ध स्थापित 
कर दिया जाता है । साहित्यदर्पण में इसकी निम्नां- 
कित परिभाषा दी गई हैँ वत्तवर्तिष्यमाणानां कथां 
शानां निदर्शः । संक्षिप्ताथेस्तु विष्कभः आदावंकस्य 
दर्शित:। मध्येन मध्यमाम्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजित: । 
शुद्ध: स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पित:--- ३०८ 
7. वृत्त का अ्थास 8. योगियों की विशेष मुद्रा 
9. विस्तार, लम्बाई । 

विष्कभक दे० विष्कभ । 

विष्कंभित (वि०) 
अवरुद्ध । 

विष्कभिन्‌ (पुं०) [विष्कभ्‌--इनि | द्वार की अगला, 
सांकल या चटखनी ॥ 

विध्किरः [ वि+क्वू+क, सुटू, षत्वम्‌ | 4. इधर उधर 
बखेरना, फाड़ डालना 2. मुर्गा 3. पक्षी, तीतर की 
जाति का पक्षी-छायापस्किरमाणविष्किरमखव्याक्ृष्ट - 
कीटत्वच: उत्तर० २॥९ । 

विष्टपः,-पम्‌ | विष-|कपन्‌, तु ] संसार, भुवन--कु० 


| विष्कंभ--/ इतच्‌ ] बाधायकक्‍त, 


( 


३।२०, तु० तिविष्टप । सम०-हारिन (वि०) जो 
संसार को प्रसन्‍न करता ह - भरते० २२५ । 
विष्टब्ध (भ० क० क्ृ०) | वि-+स्तंभ्‌+कक्‍्त |] !. पक्‍का 
जमाया हुआ, भली भांति आश्रित 2. टेक लगा हुआ 
सहारा दिया हुआ 3. अवरुद्ध, सबाध 4. लकवा के 
रोग से ग्रस्त, गतिहीन । 
विधष्टंभ: [ वि+स्तंभ-+घज_ ] . पक्‍की तरह से जमाना 
2. अवरोघ, रुकावट, बाघा 3. मूत्रावरोघ, मलावरोध 
कोष्ठबद्धता 4. लकवा 5. ठहरना, टिकाव । 


विष्टर: [ वि--स्तृ--अप्‌, पत्वम्‌ ]7. आसन, (स्ट्ल 
कुर्सी आदि) --रघ्‌ृ० ८।१८ 2. तह, परत, बिस्तरा 
(कुश आदि घास का ) 3. मटठीमर कृशाघास 4. यज्ञ 
में ब्रह्मा का आसन 5. वृक्ष । सम०--भाज्‌ (वि०) 
आसन पर बठा हुआ, आसन पर विराजमान--कु० 
७।७२,- -अवस (पृ०) विष्ण या कृष्ण का विशेषण 
--शि० १४।१२ । 

विष्टि: (स्त्री०) [विष्‌-क्तिन्‌ ]. व्याप्ति 2. कर्म, 

ठ्यवसाय 3. भाड़ा, मजदूरी 4. बेगार 5. प्रेषण 

6. बरकवास | 

विष्ठलम्‌ [ विदूरं स्थलम्‌ प्रा० स० ] दूरवर्ती स्थान, 
फासले पर स्थित । 

विष्ठा [ वि+स्था+क-+टापू, षत्वम्‌ ] . मल, लीद, 
पाखाना, --मन० ३।१८०, १०।९१ 2. पेट । 


विष्ण: [ विष -नक | देवत्रयी म॑ दूसरा, जिसको संसार 
का पालनपोषण सौंपा गया हे, (इस कतंव्य को भिन्न 
भिन्न अवतार धारण करके संपन्न किया जाता ह, 
अवतारों के विवरण के लिए दे० अवतार) इस शब्द 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई हैँ -- यस्माद्विश्व मिद 
सव॑ तस्य शकत्या महात्मन:, तस्मादेवोच्यते विष्ण- 
विशवधातो: प्रवेशनात-- 2. अस्नि 3. पुण्यात्मा 4. विष्ण- 
स्मृति के प्रणंता। सम० - कांचो एक नगर का 
नाम, --क्रमः विष्ण के पग, गप्त: चाणक्य का नाम 
>-तैलम्‌ एक प्रकार औषधियों से बनाया गया तेल 
--दैवत्या प्रत्येक पक्ष (चान्द्रमास के) को एकादशी 
और द्वादशी, - पद्म . आकाश, अन्तरिक्ष 2. क्षीर- 
सागर 3. कमल, पदी गंगा का विशेषण,--पुराणम 
अठा रह पुराणों में से एक पुराण, प्रीतिः (स्त्री०) 
विष्णपृजा को स्थापित रखने के लिय ब्राह्मणो को 
अनदान के रूप मं दी गई शल्क से मक्‍त भूमि 
--रथः गरुडइ का विशेषण, रिगी बटर, लवा 
>-लोकः विष्ण का संसार,--वललभा . लक्ष्मी का 
विशेषण 2. तुलसी का पौधा, - बाहनः, वाह्म 
गरुड के विशेषण । 
विष्पन्दः [वि--स्पन्द--घञा _] धड़कन, स्पन्दन, घक-धक 
होना। 


९६२ ) 


विष्फारः [वि-+स्फुर+- णिच्‌, उकारस्य आत्वम] !. धन्‌ष 
की टंकार 2. थरयराहट । 

विष्य (वि०) [विशेण वध्यः--विष--यत्‌] थिष देकर 
मारे जाने योग्य, जिसको जहर देकर मार 
दिया जाय । 

विष्यन्वः [वि-!-स्यन्द -- घझ्ण | बहना, टपकना । 

विष्व (वि०) पीडाकर, क्षतिकर, उत्पातकारी । 

विष्वचच, विष्वअझूल (थि०) [विषम अज्चति-- विप-+-अंच 

ल्किन | (कतृ०, ए० ब० पुं० विष्वडः , स्त्री० विष्‌ची 

तपु० विष्वक ) . सवंत्र जाने वाला, सर्वेश्यापक,-- 
विष्वड्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि 
- उत्तर ०३३३८, मा० ९॥२० 2. भागों नें अलग 
अलग करने वाला 3. भिन्न, (विध्वक शब्द क्रिया 
विशषण के रूप मं प्रयक्‍त हीता ह॑ तो इस का अथ 
है - सर्वत्र 'सबओर' “चारों तरफ - कि० १५५९, 
पञ्च० २॥२, मा० ५॥४ ९|२५) | सम० सेन: 
(विष्वकसेन:, या विष्वक्षेण:) विष्ण का विशेषण 
-- साम्यमाप कमलासखविध्वकसे नसेवितयगान्‍्त- 
पयोध:-- शि० १०।५५, विष्वकसेन: स्वतनमविशत्सव 
लोकप्रतिष्ठाम -- रघ० १५।१० ३, “प्रिया रकमी 
का नाम । 

विष्वणनम्‌, विष्वाण: [वि--स्वन+ल्यूट, घअआ वा, 
पत्वणत्वे ) भोजन करना, खाना । 

विष्वद्रथ (द्वथ) चू (वि०) (स्त्री० विष्वद्रीची ) 
[विष्वच-| अज्च -+ व्किन अद्वि आदेश:] सव्वंग, 
स्वव्यापक, विश्वद्रीचीविक्षिपन संनन्‍्यवीची:--शि० 
१८।२५, विष्वद्रीच्या भवनमभितों भासते यस्य 
भासा - भामि० ४१८ । 

विस । (दिवा० पर० विस्यति ) डालना, फेकना, भेजना । 
] (म्वा० पर० वेसति) जाना, हिलना-जुलना । 

विस दे ० 'बिस' । 

विसंयक्त (भू० क० क्ृ०) [वि-सम्‌-+यज--क्‍त) 
अलग-अलग किया हुआ, पृथक पृथक किया हुआ । 

विसंयोगः [वि-+सम्‌+यज्‌-घछर्ा ] अलग-अलग होना 
बिछोह, वियोग । 

दिसवाद: [वि-सम्‌-- वद--घवञा |] 4. धोखा, प्रतिज्ञा 
भंग करना, निराशा 2. असंगति, असंबद्धता, असह- 
मति 3. वचनविरोघ । 

विसंवावित (वि०) [विसंवाद--इनि] 7. निराश करने 
वाला, धोखा देने वाला 2. असंगत, विरोधात्मक 
3. भिन्न मत रखने वाला, असहमत--रघु ० १२॥६७ 
4. जालसाज, घूर्ते, मक्कार । 

विसंष्ठल (थधि०) [वि+सम--स्था--उलच ] . अस्थिर, 
बिक्षब्ध 2. असम । 

विसंकट (वि०) [विशिष्ट: संकटो यस्मात्‌ -प्रा० ब० ] 


( ९६३ ) 


भयानक, डरावना--मा० ५११३--तु० विद्यंकट, 
“:ठः . सिंह 2. इंगुदी का वक्ष । 

विसंगत (वि०) [वि--सम्‌--गम्‌--क्त|। अयोग्य, 
असम्बद्ध, बमेल । 

विसंधि: [विरुद्ध: सन्धि,--प्रा० स०] अनभिमत सन्धि 
या सन्धि का अभाव (यह साहित्यरचना में एक 
दोष माना जाता है) दे० काव्य० ७ । 


विसरः [वि--सृ--अप्‌] . जाना 2. फैलाना, विस्तार 
करना 3. भीड़, समुच्चय, रेवढ़, लहण्डा 4. बडी 

राशि, ढेर  मा० १।३७। 

विसर्ग:ः [वि--स॒ज्‌-+ घज्य ] . भेज देना, उद्गार 
2 गिराना, उडेलना, बूंद-बंद करके गिराना रघु ० 
१६।३८ 3. डालना, फेंकना 4. प्रदान करना, भेंट, दान 
“आदान हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव-रघु ० ४।८ ६, 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'उडेलना' भी है) 5. भेज देना, 
विसजंन 6. परित्याग, छोड देना 7. उत्सजं न, मलत्याग 
ज॑सा कि 'पुरीष विसगं' में 8. जुदाई, वियोग 9. मोक्ष 
0. प्रकाश, ज्योति 4. लिखने में एक प्रतीक, जो 
स्पष्ट रूप से महाप्राण हे तथा दो बिन्दु (:) छगा 
कर प्रकट किया जाता हैं 2. सूर्य का दक्षिणायन 
3. लिज्भ, शिश्न । 

विसर्जनभ्‌ [वि--सज --€ युट] 4. उदगार, प्रेषण, उडें- 
लना--समतया वसुवृष्टिविसर्जन:--रघु ० 
2. प्रदान करना, भेंट, दान--रघु० ९॥६ 3. मल्त्याग, 
मनु० ४।४८ 4. डाल देना, त्याग देना, परित्याग 
करना--रघु० ८२५ 5. भेज देना, बिदा करना, 
6. (देवता को) बिदा करना (विप० आवाहन ) 
7. किसी विशेष अवसर पर साँड को छोड़ 
देना | 


विसर्जेनीय (वि०) [वि--सृज्‌--अनीयर्‌] परित्यक्त किये 
जाने के योग्य,--यः--विसर्ग (:) दे० । 

विसजित (भू० कू० कृु० ) [वि-|-स॒ज्‌ --- णिच -- क्त ] 
!. उद्गीणं, उगला गया 2. प्रदत्त 3. छोड़ा गया, 
त्याग दिया गया, परित्यक्त 4. भेजा गया, प्रेषित 
5. बिदा किया गया, तितर-बितर किया गया । 

विसप॑: [वि--सृप्‌ --घज्म_] . रेंगगा, सरकना 2. इधर 
से उधर आना और जाना 3. फैलाव, संचार--उत्तर ०» 
१।३५ 4. किसी कम का अप्रत्याशित या अनपेक्षित 
फल 3. एक प्रकार का रोग, सूखी खुजली । सम० 
-““घ्नम मोम । 

विसपंणम्‌ [वि--सप -- ल्यूट] 4. रंगना, सरकना, शर्ने: 
शने: चलना 2. प्रसारण, फंलाव, विस्तारण । 

विसर्पिः, विसपिका दे० उ० विस (5) । 

विसल दे० 'बिसल' । 

विसारः [वि--सू--- घज्म ] !. फैलाना, बिछाना, प्रसारण 


९६ 


2. रंगना, सरकना 3. मछली,---रम्‌ . लकड़ी 
2. शहतीर । 

विसारिन्‌ ( वि० ) ( स्त्री०-णी ) [बि-- स-+-णिनि! 
, फैलाने वाला, प्रसार करने वाला 2. रेंगने वाला, 
सरकने वाला, पृं० मछली । 


विसिनी दे० 'बिसिनी' । 

विसिल दे० 'बिसिल' । 

विसूचिका [वि-सूच्‌-+ प्वुल-- टापू, इत्वम] हैजा । 

विसूरणम्‌,-णा [वि-|-सूर--ल्यट] दुःख, शोक । 

विसूरितम्‌ [वि-+-सूर--क्त | पर्चात्ताप, दु:ख,--. ता बुखार, 
ज्वर । 

विसृत (भू० क० कृ०) [वि-+स- कक्‍्त] 4. फैलाया हुआ, 
विस्तृत किया हुआ, प्रसारित किया हुआ 2. विस्ता- 
रित, ताना हुआ 3. कहा हुआ । 

विसृत्वर (वि०) (स्त्री०-री) [वि--स्‌ -+ क्वरप्‌, तुक] 
!. इधर उधर फंलने वाला, व्याप्त होने वाला -- विस- 
त्वरेरंबुरुहां रजोभि:-शि० ३।११ 2. रेंगना, सरकना । 

विसमर (वि०) [वि+सू्‌ +क्मरच्‌] ॥. रेंगने वाला, 
सरकने वाला, शरन: शर्ने: चलने वाला-विसमरह्लेषित- 
हयः:--वेणी ० ४ । 

विसृष्ट (भू० क० कृ०) [वि+सृज्‌--क्त] . उद्ग़्ीं, 
उगला हुआ 2. उत्पन्न, निःसुत 3. ढलकाया हुआ, 
टपकाया हुआ 4. भेजा हुआ, प्रेषित---रघु० ५॥३९ 
5. बिदा किया गया, जाने दिया गया, कार्यभार से 
मुक्त किया गया--रघु० २।९ 6. निकाले बाहर 
किया गया, फेंका गया 7. दिया गया, प्रदत्त, स्वीक्ृत- 
ग्रामेष्वात्मविसुष्टेषू रघु० १।/४४ 8. परित्यक्त, 
उन्मुक्त, हटाया गया (दे० वि पूर्वक सूज) । 


बिस्‍्त दे० “'बिस्त' । 
विस्तरः [वि--स्तृ +-अपू] 2. विस्तार, फंलाव 2. सूक्ष्म 
विवरण, व्यौरेवार वर्णन, सृक्ष्म ब्यौरे- संक्षि- 


प्तस्याप्यतो5्स्येव वाक्यस्यार्थगरीयस:, सुविस्तरतरा 
वाचो भाष्यभूता भवंतु मे --शि० २।२४ (विस्तरेण 
विस्तरत:, विस्तरशः ब्यौरेवार, विस्तारपृर्वक, प्री 
तरह से, सृक्ष्म विवरण सहित, प्री विशेषताओं के 
साथ,-अंगुलिमुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि-मुद्रा ० 
१, भग० १०।१८) 3. सुविस्तरना, प्रसार--अल 
विस्तरेण 4. बहुतायत, परिमाण, सम्‌च्चय, संख्या 
5. बिस्तरा, तह, स्तर 6. आसन, तिपाई। 
विस्तारः [ वि-स्तु -घज्म_] !. फैलाव, विस्तृति, प्रसा रण- 
प्रांतविस्तारभाजामू--मा ० १॥२७ 2. आयाम, चौडाई 
“विलोक्यंत्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्य: 
- रघु० २११, भग० १३॥३० 3. फैलाव, विपुलता, 
विशालता--मध्य: श्याम: स्तन इव भुवः शेषविस्तार- 
पांडु: -मेघ० १८ 4. विवरण, पूरा ब्यौरा--- कण्वो5पि 


( ९६४ ) 


तावच्छुतविस्तार: क्रियताम्‌ू--श०७ 5. वृत्त का 
व्यास 6. झाड़ी 7. नूतन पल्‍लवों से यक्‍त पेड की 
शाखा । 

बिस्तोणं (भू० क० कृ०) [वि+स्त+क्त] 4. बिछाया 
गया, फेलाया गया, विस्तार किया गया 2. चौड़ा 
विस्तृत 3. विशाल, बड़ा, विस्तारयक्त । सम० 
--पर्णव एक प्रकार की जड़, मानक ।& 

बिस्तत (भू०क०क्ृ०) [वि-+स्त-+क्त] /£. प्रसारित 
फलाया गया, विस्तारयक्त 2. चौड़ा, फला हुआ 

विपुल 4. सुविस्तर, लंबा-चोड़ा । 
विस्ततिः (स्त्री ०६ [वि-+-स्त्‌+क्तिन्‌] !. विस्तार, फेलाव 
चीडाई, फ़ासला, विशालता 3. वत्त का व्यास । 

विव्यष्ट (वि०) [विशेषण स्पष्ट:-प्रा० स०] 4. सीधा, 
साफ़, सुबोध 2. प्रकट, स्फूट, सुब्यक्त, खुला, प्रत्यक्ष । 

विस्फारः [वि-+-स्फुर्‌ +-घझा , उका रस्य आकारः] . थर- 
थराहट, कम्पन, घड़कन 2. घनष की टंकार । 

विस्फारित (म० क० कृ०) [विस्फार--इतच्‌ | . थरथरी 
पृदा की गई 2. कम्पमान, थरथ राता हुआ 3. टंकार- 
युक्त 4. विस्तृत किया हुआ, फलाया हुआ 5. प्रकटित 
प्रदशित । 


विस्फरित: (भू० क० कृ०) [वि+स्फुर --क्त] !. थर- 
थराने वाला, कांपने वाला 2. सूजा हुआ, 
विस्तारित । 


विस्फलिंग: [वि-+स्फुर --ड॒ु--विस्फु तादशं लिगम्‌अस्ति 
अस्य | . आग की चिनगारी अग्नेज्वंछतो विस्फ- 
लिगा विप्रतिष्ठेरन -शारी० 2. एक प्रकार का विष | 

विस्फर्जय: |[वि+-स्फू्ज -अथुच] . दहाडना, गर- 
जना, कड़कना 2. बादल को गरज, विजली की कड़क 

विजली जसी कड़क, अकस्मात्‌ आभास या आघात- 

ममव जन्मांतरपातकानां .विपाकविस्फूजं॑थ्‌ रप्रसह्य :-- 
रघृ० १४।६२ 4. (लहरों का) आन्दोलित होना 
लहरों का उठना--महोमिव्रिस्फर्ज थ निविशेषा:---रघ ० 
१२।१२। 

विस्फूजितम्‌ [वि+स्फूर्ज +-क्त] ॥. दहाड़, चीत्कार 
2. लढ़कना 3. फल, परिणाम -भतुं० २१२५, ३। 
१४८ । 

विस्फोट:,-टा [वि+स्फुट+घज्ा] 4. फोड़ा, अर्ब॑द, 
रसौली 2. शोतला, चेचक । 

विस्मयः [वि स्मि+-अच्‌ | . आइचय, ताज्जब, अचम्भा 
अचरज --पुरुषः: प्रबभवाग्ते विस्मयेन सहत्विजाम-रघ ० 
१०१५१ 2. आइचये या अचम्भे की भावना, जिससे 
अद्भुत रस की निष्पत्ति होती हैँ, सा० द० २०७ पर 
इसकी परिभाषा दो गई हं: - विविधेष पदार्थष छोक- 
सीमातिवरतिधू, विस्फा रब्चेतसो यस्तु स विस्मय उदा- 
हृतः 3. घमंड, अभिमान,--तपः क्षरत्ति विस्मयात्‌ 


._ 5" न्यकनमहहरर  खचचच्ह्हख्७्ु्््््ु्ु्ु््चु्ु्् माफऋ३ सर रड_ई+, _ _  त_  _ __ _ ल  _9क्‍ 34444 4 क्‍वथइवैअ्व्क्न न ककऋऋछ७ इ८डऋऋछऋऋ ृऋछक ७, 0... + “न न---------०त०तल६ल-------तबय-----«+न+--०७७७७७ष७७७७७७७७७७७७५७७७७७७५.... घन **७७७७४५५५५५५७५५५ हिंद. सितारा... 
छ्िड गाता. आओ! कक छममण. नमन. जल ६ 


>-मनुृ० ४॥२३७ 4. अनिरचय, सन्देह। सम० 
-आंकुल, आविप्ट (वि) आइचयंयकक्‍्त, अचरज से 
भरा हुआ । 

विस्मयंगम (वि०) [ विस्मयं गच्छति- -विस्मय --गम्‌ +- 
खश, मम्‌ ] अचरज से भरा हुआ, आश्चयजनक । 

विस्मरणम[ वि+स्म+ल्यट | भर जाना, विस्मति 
स्मृति का न रहना, बिसर जाना-- श० ५२३ । 

विस्मापन (वि०) (स्त्री०--नी) [ वि-+स्मि-+णिच्‌ -- 
ल्यूट, पुकागम:, आत्वम | आशइ्चयजनक,---नः 4. काम- 
देव 2. चाल, धोखा, भ्रम,--नम्‌ 4. आइचय पंदा 
करना 2. कोई भी आइचयंजनक वस्तु 3. गंधर्वों का 
नगर (पुं० भी कहा जाता हूं ) 

विस्मित (भ० क० कृ०) [| वि+स्मि+-क्‍्त | . आइच- 
यॉन्वित, चकित, भौचक्का, हक्‍काबक्का 2. उलटपुलट 
किया गया 3. घमंडी । 

विस्मृत (भू० क० क्ृ०) [ बि+स्म्‌+क्त ] भूला हुआ । 

विस्मतिः (स्त्री०) [ वि-+स्म्‌+क्तिन्‌ ] भूछ जाना 
बिसार देना, अस्मरण । 

दिस्मेर (वि०) [ वि-+स्मि+ रन्‌ ] भौचक्का, आदचर्या- 
न्वित, चकित । 

विस्तनम [ विस रक्‌ ] कच्चे मांस की गंध के समान गंघ । 
सम०--गंधि: हरताल | 

विद्न॑ंसः, --सा [ वि-+-स्रंस +-घञ्ा | . नीचे गिरना 
2. क्षय, शंथिल्य, कमजोरी, निबलता । 


विस्लंसन (वि०) | वि+खस्ंस+ल्यट |] . पतनशील या 
बिन्दुपाती -- अन्तमोहिनमौलिघ्णनचलन्मन्दारविस्नंसन 
“-गीत० ३ 2. खोलने वाला, ढीला करने वाला 
नीवीविस्नसन: कर: --काव्य० ७. -नम्‌ . अधःपतन 
2. बहना, टपकना 3. खोलना, ढीला करना 4. रेचक, 
दस्तावर । 

विरखब्धघ, विस्रंभ दे० विश्रब्ध, विश्वम्भ । 

विख्सा [ वि-+स्रंस+क+टाप्‌ ] क्षय, निर्बलता, जर्ज- 
रता । 

विस्नस्त (भ्‌० क० क़ृ० ] |। वि-- ख्रंस | क्‍्त है ], ढीला 
क्षिया हुआ 2. दु्बंल, बलहीन । 


'विर्नव:, विखावः | वि+ख्रु+अपू, घवल्न वा | बहना, 


बँद बंद टपकना, चना, रिसना । 

विस्नावणम्‌ [ वि-- ल-+णिच्‌ -- ल्यूट | रक्‍त बहना 

विद्वुतिः (स्त्री०) [ वि+लु+ज्ितन्‌ | बह जाना, चूना, 
रिसना । 

विस्वर (वि०) [ विरुद्ध: विगतो वा स्वरो यस्य-- प्रा ० 
ब० | बंसुरा । 

बिहगः: | विहायसा गच्छति - गम्‌-+ड, नि० ] . पक्षी 
>मेघ० २८, ऋतु ० १।२३ 2. बादल 3. बाण 4. सूय 

चांद 6. नक्षत्र । 


. बविहतिः | वि+हन्‌-+क्तिच्‌ | मित्र, साथी 


( ९६५ ) 


विहंगः | विहायसा गच्छति गम्‌+-खच्‌, मुम्‌ | 4. पक्षी 

रघु० १।/५१, मनु ० ९॥५५ 2. बादल 3. बाण 

4. सूर्य 5. चन्द्रमा । सम० - इन्द्रः,--ईरवरः:,--- राज: 
गरुड़ के विशेषण । 

विहंगमः [| विहायसा गच्छति--गरम्‌-+-खच्‌, मुम्‌, विहा- 
देश: | पक्षी (गृह दीधिका:) मदकलोलकलोलबविहं 
गमा: --रघ्‌० ९।३७, मन्‌० १।३९, हि० १।३७। 

विहंगसा, विहंगिका | विहंगम-+-टापू, विहंग-+-कन्‌ +- 
टाप, इत्वम | बिहंगी, वह बांस जिसके दोनों सिरों 
पर बोझ बांध कर लटका दिया जाता है । 

बविहत (भू० क० कृु०) [वि+हन्‌+क्त ] . पूरी तरह 
आहत, वध किया गया 2. चोट पहुंचाई गई 3. अव- 

विरोध किया गया, म॒काबला किया गया । 

(स्त्री ०) 
. हत्या करना, प्रहार करना 2. असफलता 3. परा- 
जय, हार । 

विहननम [ वि+हन्‌+ल्यद | . हत्या करना, प्रहार 
करना 2. चोट, क्षति 3. अवरोध, रुकावट, अड़चन 

. रुई धुनने की धुनको | 

विहरः [ वि+-ह+अप्‌ |] . अपहरण 
2. वियोग, बिछोह । 

विहरणम [बि+ह+ल्यूट्‌ | . दूर करना, अपहरण 
करना 2. सर करना, हवाखोरी, इधर उधर टहलना 
3.आमोद-प्रमोद, मनोरञ्जन । 

विह॒ते (पं) [वि+-ह-+तच्‌ | . भ्रमणशील 2. लटरा । 

विहष: [| विशिष्टो हषें: प्रा० स०| बहुत अधिक 
प्रसन्नता, उल्लास । 

विह्सनम विहसितम विहासः [ वि-+-हस्‌ +ल्यूट्‌, क्‍त 
घव्म बा | मन्द हंसी, मुस्कान । 

विहस्त (वि०) [ विगत: हस्तो यस्य प्रा० ब० | 
. हस्तरहित 2. घबराया हुआ, व्याकुल, पराभत, 
शक्तिहीन किया हुआ, -मा० १, रघ० ५॥५९ 
3. अशक्त (उपयक्त काय करने के लिए ) अक्षम, 

रुजा विहस्तचरणम्‌ मालवि० ४ 4. विद्वान, 
बद्धिमान । 

बिहा (अव्य०) [ वि+हा-|-आ, नि०] स्वगे, वकुण्ठ । 

विहापित (भू० क० ) [ वि--हा+णिच-+-क्त, 

कामम: | . परित्यक्त कराया गया 2 तोड़ मरोड़ 
कर निकाला गया, छड़ाया गया, तम भेंट, दान । 
विहायस्‌ (पुं० नपुं०) | वि+हय +असुन्‌, नि० वद्धि |, 
आकाश, अन्‍न्तरिक्ष कि० १६।४३, (पं) पक्षी 
नं० ३।९९ । 

विहायस दे० 'विहायस  । 

बिहारः [ वि|-ह +घञा | . हटाना, दर करना 2. सर 
सपाटा, हवाखोरी, भ्रमण, सर करना 3. क्रीड़ 


करना, हटना 


खेल, मनोबिनोद, मनोरज्जन, 
विलास विहारशलानुगतेव नागें: रघु० १६।२६, 
9७६, ५॥४१, ९।६८, १३।३२८, १९३७ 4. पग 
रखना, कदम बढ़ांना,--दरमन्थरचरणविहारम्‌-गीत ० 
११, कि० ४॥।१५ 5. वाटिका, उद्यान, विशेषत 
प्रमोदवन 6. कन्धा 7. जेनमन्दिर या बौद्धमन्दिर, 
मठ, आश्रम या संघाराम 8. मन्दिर 9. वागिन्द्रिय 
का बृहद विस्तर । सम०--गृहम्‌ प्रमोदभवन, 
दासी संन्‍्यासिनी, भिक्षणी । 
विहारिका [ विहार-+- कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌ ] बौद्धमठ । 


विहारिन (वि०) | विहार--इनि | मनोविनोदी या 
दिलबहलावा करने वाला - मृगयाविहारिण:-श० १। 

विहित (भू० क० कृ०) [ वि+घधघा+क्त ] . किया 
हुआ, अनुष्ठित, कृत , बनाया हुआ 2. क्रमबद्ध किया 
हुआ, स्थिर किया हुआ, सुव्यवस्थित, नियोजित 
निर्धारित 3. आदिष्ट, विधान किया हुआ, समादिष्ट 
4. निर्मित, संरचित 5. रक्‍खा हुआ, जमा किया हुआ, 
6. सुसज्जित, सम्पन्न 7.किये जाने के योग्य 
8. वितरित, बांटा गया (दे० वि पूर्वक धा ),--तम्‌ 
आदेश, आज्ञा । 

विहितिः (स्त्री०) [ वि+घा-+क्तिन्‌ | . 
क्रिया, कर्म 2. ब्यवस्था । 

विहीन (भू० क० कृ०) [वि+हा+क़््त | 4. छोड़ा 
गया, परित्यक्त, त्यागा गया 2. शून्य, रहित, वड्चित 
(प्रायः समास में) विद्याविहीन: पशु: - भत्‌० २।२० 
3, अधघम, नीच, कमीना । सम०--जाति योनि 
(वि०) नीच घर में उत्पन्न, नीच कुल में पैदा हुआ । 


विहत (भू० क० कृ०) [वि+ह+कत ] 4. क्रीडा की 
खला हुआ 2. फूलाया हुआ, तम्‌ स्त्रियों द्वारा प्रेम 
प्रदर्शित करने की दस रोतियों में से एक -दे० सा० 
१२५, १४६, (इस अर्थ में (विक्ृत' भी लिखा 
जाता ह) । 
विहृतिः (स्त्री०)) [वि-ह+क्तिन्‌ ] . हटाना, दूर 
करना 2. क्रीडा, मनो विनोद, विहार 3. प्रसार 
विहेठक: | वि-हैठ +ण्वुल | क्षति पहुँचाने वाला । 
विहेठनम्‌ [ वि+हेठ-+ ल्यूट्‌ | 4. क्षति पहुंचाना, घायल 
करना 2. मसलना, पीसना 3. कष्ट देना 4. पीडा 


आमोद-प्रमोद, 


अनुष्ठान, 


दुःख, सताना 
विद्धल। (वि०) | वि-+ह वल--अच्‌ ] १. विक्षुब्ध, 
अञ्ान्त, व्याकुल, घबराया हुआ रघु० ८॥३७ 


2. डरा हुआ, संत्रस्त 3. उन्मत्त, आपे से बाहर 
4. कष्टग्रस्त, दुःखी-कु० ४॥४ 5. विषादपूर्ण 6. गला 
हआ, पिघला हुआ । 

बी (अदा० पर० वेति--शास्त्रीय साहित्य में विरल प्रयोग) 
. जाना, हिलना-जुलना 2. पहुंचना 3. व्याप्त होना 


( ९६६ ) 


4. लाना, पहुंचाना 5, फेक देना, डालना 6. खाना, 
उपभोग करना 7. प्राप्त करना 8. गर्भधारण करना, 
उत्पन्न करना 9. पदा होना, जन्म लेना 0. चमकना, 


सुन्दर होना । 
वीक: | अज्‌+कन्‌, वी आदेशः | . वाय 2. पक्षी, 
3. मन । 


वीकाहझ दे “विकाश' । 
बीक्षम [ वि+ईक्ष-/-अच्‌ | . दृश्य पदार्थ 2. अचम्भा, 
आश्चयं, - क्षः, --क्षा, देखना, ताकना । 


वोक्षणमु,--णा [ वि-|-ईक्ष--ल्यूट्‌ |] देखना, निहारना, 
दृष्टि डालना । 

बीक्षितम [ वि--ईक्ष्‌ --क्त ] दृष्टि, झलक । 

बीक्ष्य (वि०) | वि--ईक्ष+ण्यत | . देखे जाने के योग्य 
2. दृश्य, दृष्टिगोचर,--क्ष्यः . नतेंक, नठ, अभिनेता, 
पात्र 2. घोड़ा, - क्यम्‌ . देखे जाने के योग्य कोई 
भी वस्तु, दृश्यमान पदार्थ 2. आइचय, अचंभा । 

बीड्रग [वि+इह्ढडू +अ+टाप्‌ | 4. जाना, हिलना- 
जलना, प्रगति 2. घोड़े का कदम 3. नाच 4. संगम, 
मिलन । 

वीचिः (पुं०, स्त्री०) बीची | वे--ईचि, डिच्च, वीचि 
--डीष ] . लहर-समुद्रवीचीव चलस्वभावा:--पंच ० 
१।१९४, रघु० ६५६, १२।१००, मेघ० २८ 2. असं- 
गति, विचारशून्यता 3. आनन्द, प्रसन्नता 4. विश्राम, 
अवकाश 5. प्रकाश की किरण 6. स्वल्पता । सम० 
-“मालिन (पुं०) समद्र । 

यबीची दे० वीचि । 

बोज्‌ । (म्वा० आ० वीजते) जाना । 
] (चुरा० उभ० वीजयति ते) पंखा करना, पंखा 
करके ठंडा करना --खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवन्त: 
-गच्छ० १ । ९ ३, कु ० २।४२, अभि--, उप-.., 
परि --, पंखा करना -ऋतु० ३।४, श० ३। 

वीज बीजक, वीजल, दे० बीज, बीजक, बीजल, 

वीजिक वीजिन्‌, वीज्य । बीजिक, बीजिन्‌ और बीज्य । 

वीजनः | वीज्‌-|ल्यूट्‌ | 4. चक्रवाक 2. एक प्रकार का 
चकोर, - नम््‌ . पंखा करना कु० ४॥३६ 2. पंखा। 

बीटा | वि--इट --क -+-टाप्‌ ] 7. रूकड़ी का एक छोटा 
टुकड़ा, गुल्ली (लगभग एक बालिश्त) जिसको लड़के 
डंडा मार कर खेलते हें, गल्ली डंडा । 

वीटि:, वीटिका, वीटो | वि--इंट +-इन्‌, स च कित्‌, वीटि 
कन्‌-+-टाप्‌, वीटि--डछीष वा | 4. पान की बेल, 
2. पान लगाना 3. बंधन, गाँठ, ग्रंथि (पहने जाने 
बाले वस्त्र की) 4. चोली की तनी - अमरु २३। 

वीणा [ वेति बृद्धिमात्रमपगच्छति ->वी -|-न, नि० णत्वम्‌ | 
. सारंगी, बीणा मूकीभूतायां वीणायाम्‌ -का०, 
मेघ० ८६ 2. बिजली । सम० आस्यः नारद का 


विशेषण,-दण्डः वीणा की ग्दंन-भामि ० १।८०,-बादः, 
-- बाबक:ः वीणा बजाने वाला । 


वीत (भू० क० ०) [वि-+-इ+कत | . गया हुआ, 
अंतहित 2. जो चला गया, बिदा हो गया 3. जिसको 
जान दिया गया, ढीला, उन्मुक्त 4. अलगाया हुआ, 
विमुक्त किया हुआ 5. अनुमोदित, पसंद किया गया 
6. यूद्ध के अयोग्य 7. पालतू, शान्त 8. मुक्त, शनन्‍्य 
(बहुधा समास में) वीतचित, वीतस्पह, वौंतभी, 
वीतशंक आदि,-तः हाथी या घोड़ा जो युद्ध के अयोग्य 
हो या सधाया न गया हो, - तम्‌ (हाथी को) अंकुश 
से गोदना तथा परों से प्रहार करना,--वीतवीतभया 
नागा: - कु० ६॥३९ (पाठांतर-दे० इस पर मल्लि० ) 
शि० ५१४७ | सम० दम्भ (वि०) विनम्र, विनीत, 
“भय (वि०) निर्भय, निडर (यः) विष्णु का विशे- 
षण, मल (वि०) पवित्र, निर्मल, - राग (वि०) 
. इच्छा रहित कु० ६।४३ 2. निरावेश, सौम्य, शान्त 
3. विवरण, बिना रंग का, (गः) एक ऋषि जिसमनें 
अपने रागों का दमन कर लिया था,--शन्नोकः 
( ->अशोकः) अशोक वक्ष । 

बीतंस: | विशेषण बहिरेव तस्यते भृष्यते --वि--तंस -- 
घजञा, उपसगंस्य दीघं: | 4. पींजरा या जाल जिसमें 
पक्षी या अन्य वन्य पशु फंसाये जाते हैं 2. चिड़ियाघर, 
शिकार के पशुओं को पालने का स्थान । 

बीतनो (पुं०, द्वि० व०) [ विशिष्ट तनोति--वि--तन्‌ 
+अच्‌, पूृषो० दीघ: | गले के अगछ बगल के 
पादव । 

वीति: | वी-+क्तिन्‌ | घोड़ा,--तिः (स्त्री०) 4. गति, 
चाल 2. पृदावार, उपज 3. सुखोपभोग 4. भोजन 
करना 5. प्रकाश, कान्ति । सम०--होत्र: . अग्नि 
2. सूर्य । 

वीथिः, थी (स्त्री०) [| विथ--इन्‌, छीप वा, पृषो० |] 
4. सड़क, मार्ग,--कि० ७।१७ 2. पंक्ति, कतार 
3. हाट, आपणिका, मंडी में दुकान -शि० ९३२ 
4. नाटक का एक भंद । इसकी परिभाषा सा० द० 
निम्नांकित हू वीथ्यामेको भवेद ड्ूः कश्चिदेको5त्र 
कल्प्यते, आकाशभाषितंरुक्तैश्चित्रां प्रत्यक्तिमाश्रित: । 
सूचयदभूरि शद्भारं किब्नचिदन्यान्रसानपि । मुख- 
निवंहण सन्धी अथंप्रकृतयो<खिला:, ५२० । 

बीथिका | वीथि--कन्‌ --टाप | . सड़क आदि 2. चित्र- 
शाला, चित्रेसारी (जिस पर खित्र चित्रित किये 
जाते है) चित्रागार, चित्रावली---आयस्य चरित्रमस्य॑ 
वीथिकायामालिखितम--उत्त र ० १ । 

बोध (वि०) | विशेषण इन्धते - वि--इन्ध्‌ -- क्रनू, उप- 
संगेस्य दीघे: | निर्मल, स्वच्छ, -- ध्रम . आकाश 
2. बाय, हवा 3. अग्नि । 


( ९६७ ) 


बीनाहः [| वि-+नह +घधजञा, उपसगंस्य दीघे: ] कुएँ का 
ढकक्‍्कन या मणि । 

वीपा (स्त्री०) विद्यत्‌ु, बिजली । 

वीप्सा | वि|-आप्‌ सन्‌ --अ-+-टठाप्‌, ईत्वम्‌ ] . परि- 
व्याप्ति 2. (नरंतय प्रकट करने के लिए) शब्द 
द्विसक्ति-यथा वुक्षं वक्ष सिंचति इति वीप्सायां 
द्विरक्ति: 3. सामान्य पुनरुक्ति । 

वीभ्‌ (म्वा० आ० वीभते) शेखी मारना, डींग मारना । 


बीर (वि) [अजे: रक वीभावश्च] . शूर, वीर 2. ताकत- 
वर, शक्तिशाली,--रः . श्रवीर, योद्धा, प्रजेता 
--कोष्प्येष संप्रति नवः पुरुषावतारों वीरोन यस्य 
भगवान भगननन्‍्दनो5पि उत्तर० ५१३४ 2. (आलं० 
) वीरभावना, वीररस, इसके चार भेद (दानवीर 
घमंवीर, दयावीर और युद्धवीर ) किय गय हैं, स्पष्टी 
करण के लिए दे० इन शब्दों को 3. अभिनंता 4. आग 
5. यज्ञ की अग्नि 6. पुत्र 7. पति 8. अर्जुन वृक्ष 
9. विष्ण का नाम, - रम॒ 4. नरकुल 2. सिच 
3. चावल का माड़ 4. उशीर का जड़, खस। सम० 
-- आशंसनम्‌ . निगरानी रखना 2. यद्ध में जोखिम 
से भरा पद 3. छोड़ी हुई आशा, --आसनम्‌ ॥. योगा- 
म्यास करते समय एक विशेष म॒द्रा, परिभाषा के लिए 
दे० पयक (३) एक घटना मोड़ कर बठना 
4. संतरी की चौकी, - ईशः,--ईइवरः . शिव के विशे- 
षण 2. महान वीर, उज्हः वह ब्राह्मण जो यज्ञाग्नि 
में आहुति नहीं डालता, अग्निहोत्र न करने वाला 
ब्राह्मण,-कीटः तुच्छ संनिक, - जयन्तिका . रणनृत्य 
2. संग्राम, युद्ध, - तरुः अजुनवृक्ष,--धन्वन (१०) 
कामदेव,-पानम्‌ (णम्‌) एक उत्तंजक या श्रमापहारक 
तेज जो संनिक लोग यद्ध के आरम्भ या अवसान पर 
पीते हूँ, -भद्र: 4. एक शक्तिशाली श्रवीर जिसे शिव 
ने अपनी जटाओं से निकाला था - दे० “दक्ष 2. माना 
हुआ योद्धा 3. अश्वमेध यज्ञ के उपयकषत घोड़ा 
एक प्रकार का सुगन्धित घास,--स॒ब्रिका पर की 
मध्यमा अंगूली में पहना जाने वाला छलला, रजस 
(नपुं०) सिन्दूर, --रस . वीरता का भाव 2. साम- 
रिक भावना,--रेण: भीमसेन का नाम, विप्लावक 
शद्र से घन लेकर हवन करने वाला,--बक्षः . अजं न 
वक्ष 2. भिलावें का वृक्ष,--सृ्‌: (स्त्री०) शूरवीर 
पुरुष की माता (इसी प्रकार बीरप्रसवा, - प्रसः, 
-- प्रसविनी ), - संन्यम्म लहसुन,--स्कन्ध: भंसा,-- हन 
(पं०) . वह ब्राह्मण जिसने दनिक अग्निहोत्र करना 
छोड़ दिया ह 2. विष्ण । 
वीरणम [वि-|-ईर्‌ +-ल्यूट |] एक सुगन्धित घास, उशीर 


(जिसकी जड़ें--खस--शीतलता प्रदान करने के लिए 
प्रयक्‍्त होती हों) । 


बीरणी [वीरण--डीष] 7. तिरछी चितवन, कटाक्ष 


2. गहरा स्थान । 


बोरतर: [|वीर--तरप्‌ | . महान्‌ वीर 2. बाण,---रम्‌ एक 


प्रकार का सुगन्धित घास, उशीर । 


वीरन्धरः [वीर--घ्‌-+-खच, मम्‌| . मोर 2. वन्य पशुओं 


के साथ लडाई 3. चमडे की जाकेट । 


वीरवत्‌ (वि०) [वीर-+मतुप्‌] शूरवीरों से भरा हुआ 


-- ती वह स्त्री जिसका पति और पुत्र जीवित हों । 


बीरा [वीर--टाप्‌| . शूरवीर पुरुष की स्त्री 2. पत्नी 


3. माता, गृहिणी 4. मरा नामक एक गनन्‍्धद्र॒व्य 
5. शराब 6. अगर की लकड़ी 7. केले का पेड़ । 


वीरिणम्‌ दे० “'ईरिण' । 
वीरुध,-धा (स्त्री०) [विशेषेण रुणद्धि अन्यान्‌ वृक्षान्‌ 


--वि-+रुघ्‌-- क्विप पक्षे टाप, उपसग्गस्यथ दीघ: | 
. लहलहाने वाली लता - लता प्रतानिनी वीरुत्‌ 
--भट्ठि०, आहोस्विद्ससवोीं ममापचरितविष्टंभितो 
बीरुघधाम्‌ू श० ५।९, कु० ४।३४, रघु० ८३६ 
2. शाखा, अडकुर 3. काटने पर ही बढ़न वाला 
पौधा 4. बेल, लता, झाड़ी--कि० ४।१९ । 


बोयंस्‌ [वीर--यत] 4. शूरवीरता, पराक्रम, बहादुरी 


--वीयविदानंष कृतावम्ष:--कि० ३।४३, रघ० 
२।४, ३।६२, ११।७८, वेणी ० ३।३ 2. बल, सामथ्य 
3. पंस्त्व 4. ऊर्जा, दढ़ता, साहस 5. शैक्ति, क्षमता 
श० ३।२ 6. (औषधियों की) अचकता, अतिवीय- 
वतीव भेषज बहुरल्पीयसि दृश्यते गुग:. कि० २।२४ 
कु० २।४८ 7. श॒क्र, वीय--कु० ३।१५, पंच० ४।५० 
8. आभा, कान्ति 9. गौरव, महिमा। सम०» -जः 
पत्र,--प्रपात: वीय का क्षरण या स्खलन । 


बीयंबत्‌ (वि०) [वीयं- मतुप्‌| . मजबूत, हृष्टपुष्ट, बल- 


वान 2. अचक, अमोघ । 


बीवध: [वि--वध--घजञ , वृद्धधभावो दीघशच | . बोझा 


ढोने के लिए जुआ, बहूंगी 2. बोझा 3. अनाज का 
भंडार भरना 4. मार्ग, सडक । 


वीवधिक:ः [वीवध--ठन्‌ | बहंगी ढोने वाला । 
बीहारः [वि-+-ह+-घज्य , उपसगगंस्य दीघे:] . जन विहार 


या बौद्धमठ 2. देवालय । 


ब॒डग (भ्वा० पर० वृड़गति) छोड़ना, परित्याग करना । 
ब॒ुणद (चुरा० उभ० वुण्टयति-ते) 4. चोट पहुंचाना वध 


करना <. नष्ट करना । 


ब॒वर्ष (वि०) [व-+सन्‌+-उ) पसन्द करने का इच्छुक । 


'बस । 


वर्ण (वि०) [व-+कत | छांटा हुआ, चना हुआ । 
व | (म्वा०, स्वा०, क्रया० उभ० वरति-ते, व॒णोति-वृणु ते 


वणाति-वणीते, वृत, कमवा० ब्रियते ) .छांटना, चुनना 
पसन्द करना-व॒तं॑ तेनंदमेव प्राक-कु० २।॥५६, ववार 


( ९६८ ) 


रामस्य वनप्रयाणम्‌-मट्टि ० ३३६ 2. अपने लिए चुनना 
(आ० ) वणते हि विमश्यकारिणं गणलब्धाः स्वयमेव 
सम्पद -कि० २॥३०, रघ० ३॥६ 3 विवाह के लिए 
वरण करना, प्रणय-प्रार्थना करना, प्रणययाचना करना 
-महावी० १।२८, अनघें० ३।४२ 4. प्राथना करना, 
निवेदन करना, याचना करना 5. ढकना, छिपाना. गुप्त 
रखना, परदा डालना, लपेटना-मेघवृतरचन्द्रमा 
>+मच्छ० ५।१४ 6, घेरना, लपेटना भट्टि० ५। 
१०, रघृ० १२।६१ 7. परे हटना, दूर करना, 
नियंत्रण करना, रोकना 8. विघ्त डालना, विरोघ 
करना, अड़चन डालना, प्रेर०-(वारयति-ते )4. ढकना 
छिपाना 2. (किसी वस्तु से) आँख फेर लेना (अपा० 
के साथ ) 3. रोकना, हटाना, नियंत्रण करना, दबाना 
जांच पड़ताल करना, विध्त डालना --शक्यो वारयित्‌ 
जलेन हुतभुक--भतु ० २।११, इच्छा० बुवृषेति-ते 
विविरिषति-ते, विवरिषति-ते, चुनने की इच्छा 


करना, अप -, खोलना (प्रेर०) ढकना, छिपाना 
अपा-, खोलना आ-, . ढकना, छिपाना, गृप्त रखना 
आवणोदात्मनो र-ध्र॑ रन्ध्ंष प्रहरन रिपन - रघ० १७। 
६१, भट्टठटि ० ९२४ 2. प्रना, व्याप्त होना -भग० 
१३।१३, मन० २।१४४ 3. चनना, इच्छा करना 
4. निवेदन करना, प्रार्थना करना 5. घेरना, नाके बंदी 
करना, रोकना --रघु ० ७।३१ 6. दूर रखना -भद्ठि० 
१४) १०९, नि--, घेरा डालना, घेरना भट्ठि० १४! 
१९, [प्रर०)--परे हटना दूर करता, आँखें फरना 
(अपा० के साथ) -पापान्निवारयति योजयते हिताय 
--भतं० २७२, निस , (बहुषा क्तांत रूप) प्रसन्न 
होना, संतुष्ट या संतृप्त होना - नि्ववार मघनींद्रिय- 
वर्ग :--शि० १०।३, दे० निवेत, परि ---५ धेरना, प्र-, 
. ढाकना, लपेटना प्रावारिषुरिव क्षोणीं क्षिप्ता 
वक्षा: समन्‍ततः भटद्टि० ९२५ 2. पहनना, घारण 
करना 3. चुनना, छाटना, प्रा--+ पहनना, धारण 
करना, बि--, . ढक देना, ठहरना 2. खोलना--कु ० 
४२६ 3. तह खोलना, भंडाफोड़ करना, भेद 
खोलना, प्रकट करना, प्रदर्शन करना नं० ९॥१, 
कु० ३।१५, रघु० ६।॥८५, भटद्धि० ७।७३ 4. सिखाना, 
व्याख्या करना, स्पष्ट. करना--महावी ० २।४३ 
5. फेलाना, भामि० १॥५ 6. चुनना विनि-+ (प्रेर०) 
रोकना, दूर हटाना, दबाना -विनयं विनिवा्य मा० 
१।१८, सम्‌-, .छिपाना, ढकना, प्रच्छन्न करना-मु्‌हु - 
रड्गुलिसवृताधरोष्टमू-श० ३॥।१५, २।१०, रघु० १। 
२०, ७।३० 2. दबाना, नियंत्रित करना, विरोध 
करना भट्टि० ९१२७ 3. बन्द करना । 

0 (चुरा० उभ० वरयति-ते )4. वरण करना, चनना 
-जर वरयते कन्या माता वित्तम पिता श्रुतम-पंच० 


7 7्जाममा...".ज ममक.0...380.....___ 2 त्््...त0त सा प्र ा...त€त8ल्‍तत-तशाा.कनन-न गा ""राा..>ना-नाता ना मनान....लल..----नाहााा .क्‍४---------नाा कमान 
ै-द्रररधााा.....ुुुुु.......अर............ल€ल€त€ततरमााा...ुलुलुलुलनलनलत.>ल्‍दतलनग." कई." नननीणीणीयनन-33ाननान....ुलल्‍.्ानगाग....ुुललल>र. .-..........रवग..". 2 8:22 बाण. “>> जा 


ज्याक..आ.---्तानाागायथा गा न ०. ८ तत' ० नन्‍ममूहुणमइइकक हक. फ ।शएरी,म,श्वक- - मे चऑेोरपस न “आय ओ्का.. ७००० मै... एन. मम बममममूहुण.. बन न का. 
कर 


३।६७ 2. विवाह के लिए पसंद करना 3. याचन 
करना, प्राथना. करना, निवेदन करना । 


बह वृहित दे० बृह बूंहित। 
बक (म्वा० आ० वकंते) पकड़ना, लेना, ग्रहण करना । 
वकः [व-कक+-| . भेड़िया 2. लकड़बग्घा 3. गीदड़ 


4. कौवा 5. उलल 6. लटरा ०7. क्षत्रिय 8. तारपीन 
9, गन्घदव्यों का मिश्रण 40 एक राक्षस का नाम 
4 एक वृक्ष का नाम, बकवक्ष 2. जठराग्नि | सम० 
--अरातिः, - अरिः कुत्ता,-उदरः 4. ब्रह्मा का विशे- 
षण 2. द्वितीय पांडव राजकुमार भीम का विशेषण 
भग० १।१५, कि० २।१,-दंज्ञ: कुत्ता, धृपः 
. तारपीन 2. मिश्रगंघ,--धर्तः गीदड़ । 


वक्‍कः,/-कका !. हृदय 2. गर्दा (इस अथे में द्वि० व०) । 


“-मं 


(भू० क० कृ० ) [व्रश्च ---क्त | . कटा हुआ, बांटा 
हुआ 2. फाड़ा हुआ 3. तोड़ा हुआ । 

(भू० क० कृ०) [वृज्‌ +-क्त] स्वच्छ किया गया 
साफ़ किया गया, निर्मल किया गया । 


क्ष (ध्वा० आ०» वक्षते) 4. स्वीकार करना, चुनना 


2. ढुकना ।& 


वक्ष: [व्रशइच कस | . पेड-आत्मापराघवक्षाणां फलान्येता- 


नि देहिनाम । सम०-अदनः !. बढ़ई की चौरसी 
2. कुल्हाड़ी 3. बड़ का पेड़ 4. पियाल वक्ष, - अम्ल: 
आमड़ा, --आलूय: एक वक्षी,-- आवासः 4. एक पक्षी 
2. संन्यासी, - आश्रयिन (पु०) एक प्रकार का छोटा 
उल्लू, कुक्कुट: जंगली मुर्गा,--खंड निकुंज, वृक्षों क। 
समह,--चरः बन्दर,--छाया वृक्ष की छाया (यम ) 
सघन छाया, बहुत से वक्षों की (गाढ़ी ) छाया,--धप 
तारपीन, नाथ: बड़ का पेड़,--निर्यास: गोंद, राह 
पाकः बड़ का पेड़--भिद्‌ (स्त्री०) कुल्हाड़ी, 
-- भर्कटिका गिलहरी,--वाटिका, -वाटी उद्यान, 
उपवन, हाः छिपकली,--शायिका गिलहरी । 


वक्षकः [वक्ष+कन्‌ |] !. छोटा पेड़ -कु० ५१४ 2. पेड़ । 
वच्‌ (रुघा० पर० वृणक्ति) छांटना, चुनना । 
वजू्‌ | (अदा० आ० व॒क्ते) टाल जाना, कतराना, परि- 


त्याग करना । 

! (रुधा० पर० वणक्ति ) !. टाला जाना, कतराना 
छोड़ देना, परित्याग करता 2. चनना--आसामेकतमां 
वंग्धि सवर्णा स्वगरंभूषणाम भाग० 3. प्रायष्चित 
करना, पोंछ डालना, निर्मेल करना तनमे रेत: पिता 
वंक्तामित्यस्यतन्निदशतम--मनु ० ९॥२० 4. मड़ना 
आँख फरना । 

॥ (भ्वा० पर०, चरा० उभ० वजंति, व्जयति-ते, 
वर्जित) !. कतराना, टाल जाना 2. छोड़ना, परित्याग 
करता 3. निकाल देना, एक ओर रख देना 4. अलग 
रहना 5. टुकड़े टुकड़े कर देना (कविरहस्य से उद्घृत 


| ५६६९ 


निम्नांकित पद्म धातु के विभिन्‍न रूपों का चित्रण 
करता हू वणक्ति व॒जिनः संग॑ वक्‍ते च वषल: सह, 
वर्जत्यनाज॑वोपेत: स वर्जयति दुर्जनः, अप -- . नष्ट 
करना 2. समाप्त करना 3. छोडना, त्याग देना 
हक रघ० १७।१९, कि० १।२९ 4. उडेलना, फेंकना 
> शि० १३।३२७ आ -, !. झकना, मडना, - आवज्यं 
शाखा: सदय च यासा--रघ्‌ ० .१६।१९, १३॥।१७ 
आवज्य दृष्टी:-- मेघ० ४६ 2. प्रस्तुत करना, देना 
रघु० १६२, ६७, ८।२६, कु० ५॥३४ 3. परास्त 
करना, जीतना, परि--, टाल जाना, कतराना, वि 
-7. कंतराना, टाूरू जाना 2. विरहित करना, 
वज्चित करना | 


बृजनः [वर्ज: क्य:| 4. बाल 2. घंघराले बाल,-- नम 


7. पाप 2. संकट 3. आकाश 4. घर, बाडा, विशेषत 
एक गोचरभमि । 


तजिन [वृजे: इनज्‌ कित्‌ च] 4. कुटिल, झुका हुआ, वक्र 


2. दुष्ट, पापी, नः . बाल, घुंघराले बाल 2. दुष्ट 
पुरुष---वणक्ति वजिने: संगम--कवि०,--नम 
. पाप,-सव ज्ञानप्लवेनव वजिनं संतरिष्यसि---भग० 
४३६, रघु० १४।५७ 2. पीडा, दुःख (इस अर्थ 
मं पु० भी माना जाता है) 


वृण्‌ (तना० उभ० वृणोति, वृणुते) खाना, उपभोग करना 
वृत्‌ | (दिवा० आ० वृत्यते) 4. चुनना, पसंद करना--तु० 


वावृत्‌ 2. वितरण करना, बॉँटना । 
(चुरा० उभ० वतंयति-ते) चमकना । 

शा (म्वा० आ० वतंते, परन्तु लझढ, लूट, लट तथा 
लूडः लकार मे एवं सन्‍नंत में पर० भी, वत्त) 4. होना 
विद्यमान होना, डटे रहना, मौजूद होना, जीते 
रहना, टिके रहना - इदं में मनसि वतंते,--श०» १, 
अत्र विषयज्स्माक॑ महत्कुतृहलूं वतंते-पंच० 2१, 
मरालकुलनायक:ः कथय रे कर्थ वतंताम--भामि० 
१। २३२, केवल संयोजक के रूप में बहुधा प्रयकक्‍त, अतीत्य 
हारितो हरींश्च वतंन्ते वाजिन:--श० १ 2. किसी 
विशेष दशा या परिस्थिति में होना-पश्चिमे वयसि 
वर्तमानस्य-का ०, इसी प्रकार दःखे, हषषे, विषादे-वतंते 
3. होना, घटित होना, आ पड़ना, सामने आना-सीता 
देग्या: कि वत्तमित्यस्ति काचित्प्रवत्ति:-उत्तर ० २, साय॑ 
संप्रति वतते पथिक रे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ - सुभा० 

अब सायंकाल हो गया ह श्वुद्धार ० ६, भग० 
५॥२६ 4. चलते रहना, प्रगतिशील रहना--सवंथा 
वतते यज्ञ:-मनु० २१५, निर्व्याजमिज्या ववृते-भट्ठि 

२।३२७, रघृ० १२।॥५६ 5. संघारित या संपोषित 
हीना, जीवित रहना, जीते रहना (आलं० से भी) 
-“ फलमलवारिभिवेतंमाना-का ० १७२, मन० ३।७७ 
5. मड़ना, लढकते रहना, चक्‍कर खाना--यावदियं 


१ के 


) 


लोकयात्रा वतंते--वेणी० ३ 7. अपने आप को काय॑े 
में लगाना, काम में लगना, आरम्भ करना (अधि० 
के साथ ) -- भगवान्‌ काश्यप: शादवते ब्रह्मणि वतंते 

श० १, इतरो दहन स्वकमंणां बव॒ते ज्ञानमयेन 
वह्विना - रघु० ८।२०, मनु० ८।३४६, भग० ३।२२ 
8. कतंव्य निभाना, व्यवहार करना, आचरण करना 
अनुष्ठान करना, अभ्यास करना (प्रायः अधि० के 
साथ या स्वतंत्र रूप से ) -- आर्यो$स्मिन विनयन वतं- 
ताम्‌ - उत्तर० ६, कविनिसगंसौहृदेन भरतेष वर्तमान 

मा० १, ओदासीन्यन वतितुम--रघ० १०।२५, 
मनु ० ७।१०४, ८।१७३, ११॥३० 9. काय करना 


विशेष प्रकार का आचरण करना--साध्वीं वर्त्ति 
वर्तते--वह सत्काय में प्रवत्त होता हैं! 0. अर्थ 
रखना, अभिप्राय बतलाना, अर्थ में प्रयक्‍्त होना 
“पुष्यसमीपस्थ चन्द्रमसि पृष्यशब्दों वर्तते--पा० ४। 
२।३ पर महाभाष्य (प्रायः कोशों में इसी अर्थ में 
प्रयकत होता है) 7. प्रवृत्त करना, प्रेरित करना 
--(संप्र० के साथ)-पुत्रेण कि फल यो वे पितृदुःखाय 
वर्तेते 72. सहारा लेना, आश्रित होना--प्रेर ० (वर्ते- 
यति---ते ।. प्रवृत्त कराना 2. घुमाना, चक्‍कर 


दिलाना श० ७।६ 3. (अस्त्र-शस्त्र) घ॒माना, पंतरे 
बदलना, घुमा कर फेंकना-भटद्ठटि० १५।३७ 4. कार्य 
करना, अम्यास करना, प्रदर्शित करना--मा० ९। 
३३ 5. संपन्‍न करना, निबटाना, ध्यान देना, नज़र 
डालना सोञध्धिकारमभिकः कुलोचितं काइचन स्वय- 
मवतयत्समा:--रघु० १९४, महावी० ३॥२३ 
0. बिताना, (समय आदि) गृज्ञारना 7. जीवन निर्वाह 
करना जीते रहना -कि० २।१८, रघ० १२॥२० 
8. वर्णन करना, बयान करना--इच्छा ० (विवत्स्ति 
विवर्तिषते ), अति--, 4. परे जाना, आगे बढ़ जाना 
मा० १॥२६ 2. आगे निकल जाना, सर्वोत्कृष्ट होना 
कि० ३।४०, शि० १४॥५९ 3. उल्लंघन करना, 
बाहर कदम रखना, अतिक्रमण करना--शि० ६।१९ 
4. उपेक्षा करना, अवहेलना करना--मन्‌० ५।१६ 
5. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना, नाराज करना 
6. पराजित करना, वज्यीभूत करना 7. (समय का) 
बिताना 8. विलंब करना, देरी करना--मन्‌ ० २।३८ 
अन्‌ -, . अनूसरण करना, अनरूप होना, अनकल 
काय करना - प्रभचित्तमेव हि जनोइनवतंते--शि० 
१५।४१, मा० ३॥।२ 2. अनरंजन करना, दूसरे की 
इच्छा के अनुसार अपने आपको बनाना, दूसरे के 
द्वारा पथप्रदशन प्राप्त किया जाना 3. आज्ञा मानना 
4. मिलना-जुलना, नकल करना 5. प्रसन्‍न करना, 
खुश करना 6. (व्या० में) किसी पूव॑वर्ती सूत्र से 
आवृत्ति प्राप्त करना (प्रेर०) 4. मड़ना 2. अनुगमन 


(९७० 


करना, आज्ञा मानना, अप-- [. मुड़ जाना, पीठ 
मोड़ना -तस्मादपावतंत दूरक्ृष्टा नीत्यंव लक्ष्मी 
प्रतिकलदवात्‌ू--रघु० ६।५८, ७।३३ 2. व्यत्यस्त या 
व्यूत्कान्त होना, उलटा हो जाना--कि० १२।४९ 
3. मुंह नीचे कर लेना मा० ३॥१७, (प्रेर०) एक 
ओर हो जाना, झकना मा० १।४०, कि० ४१५, 
अभि -, [. पहुंचाना, जाना, निकट होना, समीप 
हीना, मड़ना ->इत एवाभिवतेते--श० १, रघ्‌ ० 
२।१० 2. आक्रमण करना, घावा बोलना, टूट पड़ना 
>-कि० १३॥३ 3. आरम्भ करना, (दिन), निकलना 
2. सर्वोपरिं होना, सबसे ऊपर होना 5. होना, मौजूद 
हीना, घटित होना, आ-, 4. चक्कर खाना 2. वापिस 
आना-रघ ० १।८५, २।१९ 3. पास जाना, “. बंचन 
होना, चक्‍कर खाना-मा० १।४ १, उद्‌-,. चढ़ना 2.उदित 
हीना, वढ़ना 3. घमंडी या अभिमानी होना 4. उमड़ना, 
बह भमिकलना--उद्वृत्त: क इव सुखावह: परेषाम्‌ 


-शि० ८।१८, मद्रा० ३८, रघ० ७।५६, उप -- 
. पहुँचना 2. लौटना नि-, . वापिस आना 
लौटना -न च निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो 


हृदयम्‌-- श० ३।१, कु० ४॥३०, रघु० २।४३, भग० 
८।२१, १५॥४ 2. भाग जाना, पलायन करना --भ द्वि 

५।१०२ 3. मड़ जाना, आंखें फर लेना- रघ्‌ ० 
५।२३, ७।६१ 4. अलग रहना प्रसमीक्ष्य निवतंत 
सर्वमांसस्थ भक्षणात्‌ - मन॒० ५१४४९, १।५३, भटद्ठि० 
१।१८, निवृत्तमांसस्तु जनकः-उत्तर० ४ 5. मुक्त 
होता, बच निकलना -भग० १।३९ 0. बोलना बन्द 
कर देना, रुक जाना, ठहर जाना 7. हट जाना, अन्त 
होना, बन्द हो जाना, अन्तर्घान होना--भग० २॥५९ 
१४॥२२, मन० ११।१८५, १८६ 8. रुकवाना, निक- 
लवाना, (प्रेर०) !. लौटाना, वापिस भेजना रघु० 
२।३, ३।४७, ७।४४ 2. वापिस लेना, दूर रहना, 
मड़ जाना, मन फेर लेना - रघु० २।२८, कु० ५।११, 
निस -, [. समाप्त होना, अन्त होना, भद्ठि० 
८।६९ 2. संपन्न होना-रघ्‌० १७।६८, मन ० ७।१६१, 
3, रुक जाना, न होना,-भट्टि ० १६।६, (भ्रेर०) 


. सम्पन्न करना, निष्पन्न करना, समाप्त करना, पूरा 
करना---रघ० २॥४५, ३।३३, ११।३०, परा-- 
लौटना, वापिस आना, परि --, . घमना, चक्‍कर 
खाना--कु० १।१६९ 2. इघर-उघर म्रमण करना 
इधघर-उघर आना जाना 3. बदलना, विन्मिय करना, 
अदला-बदली करना 4. पीठ मोड़ना रघु० ४७२, 
विक्र० १।१७ 5. होना, आ पड़ना---मा० ९।८ 
6. क्षीण होना, नष्ट होना, लुप्त होना--मा० १०।६, 
प्र--, !. आगे चलना, चलते जाना, प्रगति करना, 
पंच० १।८१ 2. उदित होना, उत्पन्न होता, फूट 


) 


निकलना 3. होना, घटित होना, आ पड़ना 4. आरंभ 
करना, शरू करना, (प्राय: तुमन्नन्त )-हन्त प्रवत्त 
संगीतकं--मालवि० १, कु० ३।२५ 5. प्रयत्न करना 
जीर लगाना---प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पाथिव 

७।२५ 6. अमल करना, अनूसरण- करना, पंच० 
१।११६, 7. कार्य में लगना, व्यस्त होना,--श० १, 
कु० ५१२३ 8. करना, काये में लगना--श० ६, 
9, व्यवहार करना 40. व्याप्त होना, विद्यमान होना 
--राजन्‌ प्रजासू ते कश्चिदपचार: प्रवर्तते-- रघु ० 
१५।४७ ., ठीक उतरना ॥2. बिना रुकावट के 
प्रगति करना, फलना-फलना,--भग ० १७।२४, मन ० 
२।६१, (प्रेर०) प्रगति करना, जारी रखना 
-मुद्रा० १ 2. सत्रपात करना 3. जारी करना, 
स्थापित करना, बनियाद रखना 4. हांकना, प्रेरित 
करना, उकसाना, उद्दीप्त करना 5. उन्नति करना 
प्रगति करना, प्रतिनि--, . पीठ मोडना, लोटना 


->गत्वेव पुन: प्रतिनिवत्तः श० १२९, बविक्रम० ! 
2. चक्‍कर काटनता, दबि , !. मड़ना, लढ़कना, 
चक्कर काटना, घमना - मा० १।४० 2. एक ओर 
हो जाना, झकना-रघ ० ६।१६, श० २।११ 3. होना 
घटित होना, बविभि--, . लौटना 2. रुक जाना, 
अन्त हीना -भ० २॥५९, मन ० ५।७ 3. हाथ खींचना, 
मुड़ जाना, अहलूग रहना-देवनात्‌, यद्धात्‌ आदि 
विपरि ---, चक्कर काटना (आलं० से भी) भग० 
९।१०, व्यप--, . लौोटना, वापिस मड़ना--चेत: कथ्थं 
कथमपि व्यपवर्तते--मा० १।१८ 2. हाथ खींचना 
छोड देना उत्तर० ५।८, व्या---, 4. वापिस होता, 
मड़ता सहभवा व्यावतंमाना हिया--रत्न० १॥२ 
2. मड़ना, हटना, उलट होना--विषयध्यावत्तकोतृहल 
“विक्रम० १।९, (प्रेर० ) प्रतिबन्ध लगाना, सीमित 
करना, मिकाल देना, गिरफ्तार करना-तु शब्द: 
प्रवपक्ष. व्यावतंयति - शारी० अपवाद इवोत्सगं 
व्यावतंयितुमीशवर: रघु० १५।७, सम्‌ -,[. होना, 
घटित होना--ते यथोक्‍ता: संवत्ता:--पंच० ! 
2. पैदा होना, उदय होना, फूटना, निकलना 3. घटित 
होना, आ पड़ना 4. सम्पन्न होना । 

(भू० क० कृ०) [वृ--क्त] . छांटा गया, चुना गया 
2. ढका गया, पर्दा डाला गया 3. छिपाया गया 
4. घेरा गया ; लपेटा गया 5. सहमत या सम्मत 
6. किराय पर लिया गया 7. बिगाडा गया, विषाक्त 
किया गया 8. सेवित, सेवा किया गया । 


वतिः (स्त्री० ) [व- क्तिन ] . छांटना, चुनना 2. छिपाना 


ढकना, ग्‌प्त रखना 3. याचना करना, निवेदन करना 
4. अनरोध, प्रार्थना 5. घेरना, लपेटना 6. झाड़बंदी 
बाड़, बाड़ा-मेघ ० ७८ | 


( ९७१ ) 


7 रघु० १८, श० ५।६, पंच० ३।१२५ 8. जीविका, 
संपोषण, जीविका के उपाय (बहुघा समास में )-रघधु० 
२।३८, श० ७।१२, कु० ५।२८, (जीविका के विभिन्न 
उपायों के लिए दे० मन्‌ु० ४॥४-६ 9. मजदूरी, भाड़ा 
0. क्रियाशीलता का कारण 4. सम्मानपृर्ण बर्ताव 
2. भाष्य, टीका, विवति-- सद्वत्ति: सन्निबन्धना 
>-शि० २।११२, काशिकावत्ति: आदि 43. चक्‍कर 
काटना, मुड़ना 4. किसी वत्त या पहिय की परिधि 
5. (व्या०) जटिल रचना जिसकी व्याख्या करने 
को आवश्यकता पड़े 6. शब्द की वह शक्ति जिसके 
द्वारा किसी अर्थ का अभिघान, संकेत अथवा व्यंजना 
को जाय (यह शक्तियाँ अभिषा, लक्षणा और 
व्यंजना के नाम से विख्यात) 7. रचना की शली 


वतिकर (वि०) [ वृति--कृ-+-ट, मम | घेरने वाला 
लपेटने वाला,---र: विककत नाम का पेड । 


बृत्त (भू० क० कृ०) [ वृत्‌-कक्‍्त | . जीवित, विद्यमान 
2. घटित, संभूत 3. सम्पूरित, समाप्त 4. अनुष्ठित 
कृत, किया गया 5. गुजरा हुआ, बीता हुआ 6. गोल 
वत्‌लाकार---रघ ० ६।३२ 7. मत, स्वगंगत 8. दढ़ 
स्थिर 9. पठित, अघीत 40. व्यत्पन्न . प्रसिद्ध (दे० 
वृत्‌ ),--त्त: कछवा,--त्तम 4. बात, घटना 2. इति- 
हास, वर्णन - रघु० १५।६४ 3. समाचार, खबर 
4. प्रवतन, , पेशा, जीवनवत्ति, व्यवसाय--सतां 
वृत्तमनुष्ठिता:--मनु ० १०।१२७, (पाठांतर) ७। 
१२२, याज्ञ ० ३।४४ 5. आचरण, व्यवहार, रीति 
कर्म, कृत्य, जैसा कि सद्वृत्त या दुवंत्त में 6. साध या 


सत्य आचरण - पंच० ४।२८ 7. माना हुआ नियम (यह चार हं--कशिकी, भारती, सात्वती और 
प्रचलन या कानून, प्रथा, इस प्रकार के नियम या आरभटी ) । सम० अनुप्रासः एक प्रकार का 
प्रचलन का पालन करना, कतंव्य, रघ० ५॥३३ अनुप्रास,--दे ० काव्य० ९, उपायः जीविका का 


उपाय,--कषित (वि०) जीविका के अभाव में अत्यन्त 
दुःखी - मनु० ८।४११, चक्रषम्‌ राज चक्र - पञु्च० 
१।८१,-- छंदः जीविका के साधनों से वज्चित,-भग 
-“बैफल्यम्‌ जीविका का अभाव--पञ्च० १।१५३, 
किसी भी स्थिति या नियुक्ति में 


. गोल घरा, वृत्त की परिधि 9. छन्‍्द, विशेषकर 
मात्राओं की गणना के आधार पर विनियमित (विप० 
जाति) दे० परि० १। सम०--अनुपूर्व (वि०) 
गोल शुंडाका र,--कु० १।३५,--अनुसारः . क्हित 


नियमों की अनृरूपता 2. छन्‍्द की अनरूपता, - अन्त (वि०) 
पर्याकुला: स्मः -- श० १, रघृ० ३।६६, उत्तर० २।१७ (स्थ:। छिपकली, गिरगिट । 


: | वृतृ+रक्‌ ] . एक राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने 
मार गिराया था (वह अन्धकार का मतंरूप माना 
जाता ह ), दे० इन्द्र" 2. बादल 3. अन्धकार 4. शत्र 
5. ध्वनि 6. पर्वत । सम०--अरि:--द्विष (पुं०) 
- शत्रः:- हन (पुं०) इन्द्र के विशेषण--क्रद्ध॑ंईपि 
पक्षिच्छिदि वृत्रशत्री --कु० १॥२०, वाचा हरिं 
बत्रहणं स्मितिन---७।४६ । 


वथा (अव्य०) [वृ+थाल किच्च] व. बिना किमी 
अभिप्राय के, व्यथं, निरथंक, बिना किसी लाभ के 
(बहुधा विशेषण को शक्ति से युक्त )-- व्यर्थ यत्र 
कपीन्द्रसख्यमपि में बीय हरीणां वथा--उत्तर० 
३।४५, दिवं यदि प्रार्थथसे वथा श्रमः--कु० ५॥४५ 
2. अनावश्यक रूप से 3. मखंता से, आलस्य पूर्वक 
बलगाम 4. गलत तरीके से, अनचित रूप से 
(समास के आरम्भ में वथा' शब्द का अनबाद “व्यथे,_ 
निरथक , अनुचित, भिथ्या या आलसी, किया जा 
सकता हू । सम०- अदया अलसता के साथ टहलना 
सामोद भ्रमण करना, आकारः सिथ्या रूप, खाली 
तमाशा,--कथा बेहूदी बात, -जन्मन्‌ (नपुं०) 


2. समाचार, खबर, गृप्तवार्ता को न खल वत्तान्त 
“>विक्रम० ४, रघु० १४।८७ 3. वणन, इतिहास 
कथा, आख्यान, कहानी 4. बिषय, प्रकरण 5. प्रकार 
क़िस्म 6. ढंग, रीति 7. अवस्था, दशा 8. कुलयोग 
समष्टि 9. विश्राम, अवकाश 0. गण, प्रकृति,-इर्वारु 
“ककंटी तरवूज, सरदा,--गन्धि (नपुं०) एक प्रकार 
का गद्य जो पढ़ने में पद्य जसा आनन्द दे, - चड,--चौल 
(वि०) मृंडित, जिसका मंडन संस्कार हो चका हो 
“उत्तर० २, - पुष्प: . बेत, बानीर 2. सिरस का पेड़ 
3. कदम्ब का पेड़, -फलः . बेर, उन्नाव का पेड़ 
2. अनार का पेड़, -शस्त्र (वि०) जिसने शस्त्र 
विज्ञान में पांडित्य प्राप्त कर लिया है-भट्टि० ९॥१९ | 


वत्तिः | वृत्‌+ क्तिन्‌ ]. अस्तित्व, सत्ता 2. टिकना 
रहना, रुख, किसी विशेष स्थिति में होना जैस। कि 
विरुद्धवृत्ति या विपक्षवत्ति में 3. अवस्था, दशा 
4. काय, गति, कृत्य, कायवाही - शत्तेस्तमक्ष्णाम- 
निर्मेषवृत्तिभि: --रघ्‌० ३।४३, कु० ३३७३, श० ४।१५ 
5. क्रम, प्रणाली, श० २।११ 6. आचरण, व्यवहार 
चालचलन, कायपद्धति-कुरु प्रियसखीर्व॒॑त्ति सपत्नीजने 


 >शै० ४॥।१८, मेघ० ८, वतसीवत्ति, वकवत्ति 
आदि 7. पेश, व्यवसाय, काम-धंघा, रोज़गार, जीवन- 


चर्या (प्रायः ससास के अन्त में )-वाघेके मनिवत्तीनाम 


अलाभकर या व्यर्थ जन्म,--दानम वह उपहार जो 
प्रतिज्ञात होने पर भी न दिया गया हो,-मति 
(वि०) दुबृद्धि, मूर्ख, - मांसम्‌ वह मांस जो देवताओं 


,५ ९७२ ) 


या पितरों के लिए अभिप्रेत न हो, -वादिन (वि०) 
मिथ्या भाषी, --श्रमःव्यर्थ चेष्टा या कष्ट उठाना । 


वद्ध (वि०) [ वध--कक्‍्त ] (म० अ० ज्यायस्‌ या वर्षी- 


यस्‌, उ० अ० ज्येष्ठ या वर्षिष्ठ) . बढ़ा हुआ, वृद्धि 
को प्राप्त 2. पूृर्णविकसित, बड़ी उम्र का 3. बूढ़ा 
वयोवद्ध, बहुत वर्षों का वद्धास्ते न विचारणीय- 
चरिताः--उत्तर० ५॥२५ 4. प्रगत या विकसित 
(समास के अन्त में), तु० वयोवद्ध, धर्मंवद्ध, ज्ञान- 
वृद्ध, आगमवृद्ध 5 बड़ा, विशाल 6. एकत्रित, संचित 
7. बुद्धिमान्‌ू, विद्वान, द्वः . बढ़ा व्यक्ति --हेयज्भ 
वीनमादाय घोषवद्धान॒पस्थितान्‌ - रघ० १४५, 
९१८, मंघ० ३० 2. योग्य या आदरणीय पुरुष 


3. मनि, सन्त 4. वंशज, उम्र गग्गल | सम ०-अडगलि: 


(स्त्री ०) पैर का अंगूठा,---अवस्था ब॒ढ़ापा,--आचार 
प्राचोन प्रथा, - उक्षः बढ़ा बल,--काकः पहाड़ी कोौवा 
>जनाभि (वि०) स्थृूलकाय, मोटे पेट वाला,--भाव 
बुढ़ापा,--समतः प्राचोन ऋषियों का उपदेश, - वाहन: 


आम का पेड़, - श्रवस्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण,-संघ: 
वृद्धजनों की सभा, सूत्रकम्‌ रूई का गल्हा, कपास 


का गाला, इन्द्रतुल । 


यद्धा [ वद्ध+टाप ] 4. बूढ़ी स्त्री 2. वंशजा (स्त्री) । 
वृद्धि [ वृध्‌ +-क्तिन्‌ | 


. विकास, वद़ीत्तरी, वर्धघन, 
सम्बधंन - पुपोष व॒रद्धि हरिदर्वदीधितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमा: रघु० ३।२२, तपोवद्धि, ज्ञानवुद्धि आदि 
2. (चन्द्रमा का) वध्धित होना, चन्द्रमा की कलाओं 
का बढ़ना, -पर्यायपीतस्य सुरहिमांशो: कलाक्षय 
इलाध्यत्तरो हि वद्धें: -रघ्‌० ५।१६, कु० ७।१ 3. घन 
की --वद्धि, समृद्धि, घनाढ्यता-पंच०२॥१ १२ 
4. सफलता, बढ़ावत, उन्नति, प्रगति परिवद्धिम- 
त्सारे मनी हि मानिनां-शि० १५॥१ 5. दौलत 
जायदाद 6. ढेर, परिमाण, समुच्चय 7. सूद, 
व्याज, सरला वृद्धि, चक्रवृद्धिः 8. सूदखोरी 9. लाभ 
फायदा 0. अंडकोष की वृद्धि . शक्ति या राजस्व 
का विस्तार 2. (व्या० में) स्वरों का रूंबा करना 
या वृद्धि, अ, इ, उ, ऋ (चाह ह्ृस्व हों या दीघ) 
और ल को क्रमश: आ, ऐ, औ, आर और आल में 
बदलना व3. परिवार में, (प्रसव के कारण) उत्पन्न 
अशौच, जननाशोच । सम० - आजोव:,--आजोविन्‌ 
(पृ०) सूदखोर, साहकार, व्याज पर रुपया उघार 
देनेवाला,--जो बन म,---जोविका सूदखो री, साहुकारी 
+द (वि०) समद्धि को उन्नत करने वाला, पत्रम्‌ 
एक प्रकार का उस्तरा, - श्राउ्टम्‌ पुत्र जन्मादि के उत्सवों 
पर पितरो का श्राद्ध, नानदीमख श्राद्ध । 


बुध्‌ । (म्वा० आ०-परन्तु लट, लूट, लुझ, लडः और 


सन्नन्त में पर०, वघधंते, वृद्ध, इच्छा० विवृत्सतिया 


विवर्धिषते ) . विकसित होना, बढ़ना, विस्तृत होना, 
मजबत या बलवान होना, फलना, समद्ध हो ना-अन्यो- 
न्यजनसंरम्भो ववर्ध वादिनोरिव--रघ० १२॥९२, 
१०।७८, धनक्षय वर्धति जाठराग्नि:--सुभा ०, भट्टि 
१४१३, १९॥२६ 2. जारी रखना, टिकाऊ रहना 
3. उठना, चढ़ना 4. बधाई का कारण होना-- (प्रायः 
दिष्ट्या' के साथ) - दिष्ट्या धमंपत्नीसमागमेन पुत्र- 
मखदशनेन चायष्मान्‌ वधते --श० ७, “धम॑पत्नी के 
मिलने के उपलक्ष्य में आपको बधाई हो, प्रेर० (वध- 
यति-ते, वर्धघापयतिज्ते भी) 4. विकसित कराना 
बढ़ाना, वद्धियक्त करना, ऊँचा उठाना, ऊँचा करना 
उन्‍नत करना--वर्धयन्निव तत्कूटानदघृतर्धातुरेणुभि 
--रघ०४।७१ 2. समद्ध कराना, यशस्वी बनाना 
विस्ती्ण करना, बड़ाई करना - हिं० ३।३ 3. बधाई 
देना, अभिनन्दन करना (इस अर्थ में वर्धापयति ), 
अभि - , विकसित होना बढ़ना -क्षीण: क्षोणो$पि 
शशी भूयों भूयोष्भिवर्धते वित्यम्‌--काव्य० १० 
परि - प्र -वि-- विकसित होना, बढ़ना, समद्ध 
होना, सम--, बढ़ना,--रघ्‌ ० ५६ । 
(चुरा० उभ० वर्धयति-ते) 4. बोलना, चमकना । 

बृधसान:ः [वृधे: छन्‍्द्सि असानच्‌, कित्‌ | मनष्य । 

वृधसानुः [वृध्‌--असानच | ।. मनृष्य 2. पत्ता 3. कर्म, 
काये । 

ब॒न्तम [व--क्त, नि० मम्‌| 4. किसी फल या पत्ते का 
डंठल, डइंडी--बुन्ताच्छलथं हरति पृष्पमनोकहानाम 
रघ० ५॥६९ 2. घड़ींची 3. स्तन की बौंडी या 
अग्रभाग । 

व॒न्ताक:, - की [व॒न्त+-अक --अण्‌ | बंगन का पौधा । 

वन्तिका [वृन्त-कन्‌--टाप, इत्वम्‌ ] छोटा डंठल । 


बन्दस [वृ-दन्‌, नम, गणाभाव:| . समच्चय, समह 
बड़ी संख्या, दल--अनगतमलिवन्दगंण्डभित्तीविहाय 
“- रघु० १२।१०२, मेघ० ९९, इसी प्रकार अश्र 
2. ढेर, परिमाण । 

व॒न्दा [व॒न्द-+-टाप्‌ ] . पवित्र तुलसी 2. गोकुल के भिकट 
एक वन | सम० अरण्यम, वनम गोकुल के निकट 
एक जंगरल--वुन्दारण्य वसतिरधुना केवल दुःखहेत 
-- पदा० ३८।४१, रघु० ६।५०,--वनो तुलसी का 
पौधा । 

वृन्दार (वि०) [वृन्द+-ऋ--अण्‌| 4. अधिक, बड़ा, 
विशाल 2. प्रमुख, उत्तम, श्रेष्ठ 3. सुहावना, आकर्षक, 
सुन्दर । 

वन्दारक (वि०) (स्त्री०-का,-रिका) [वन्द-+आरकन 
पक्षे टाप, इत्वम्‌ च] . अधिक, बड़ा, बहुत 2. प्रमख 
उत्तम, श्रेष्ठ 3. सुहावना, आकर्षक, सुन्दर, मनोहर 
4. आदरणीय, सम्माननीय,--कः . देव, सुर, 


( ९७३ ) 


श्रितो वृंदारण्यं नतनिखिलवृंदारकबृत:--भामि० ४५ 
2. किसी भी चीज़ का मुख्य (समास के अन्त में) 
दे० (२) ऊपर । 

वृन्दिष्ठि (वि) [अयमेषामतिशयेन वृन्दारकः--इष्ठन, 

वन्दादेश:| . अत्यंत बड़ा या विशालतम 2. अत्यंत 
मनोहर, सुन्दरतम । 

वृन्दीयस (वि०) [वृन्दारक' की म० अ० अयमनयोरतिश- 

येन वृन्दारकः-)- ईयसुन्‌, वृन्दादेश:] !. अपेक्षाकृत बड़ा, 
विशालतर 2. अपेक्षाकृत मनोहर, सुन्दरतर । 
वृश् (दिवा० पर० वृश्यति) छाँटना, चनना । 
बृशः [वृश्‌ू-क| चूहा,---शा एक औषधि, अड्सा,-- शम 
अदरक | . 

वृश्चिक: [व्रश्च---किकन्‌ | . बिच्छ 2. वृश्चिक राशि 
3. केकड़ा 4. कानखजूरा 3. बसंडवा, गोबर का कीड़ा 
6. एक रोएंदार कीड़ा । 

वृष । (म्वा० पर० वर्षति, वृष्ट) 4. बरसना (बहुधा 
'इन्द्रः 'प्जन्य' या बादलर आदि सार्थक शब्दों के साथ 
कर्ता के रूप में, या कभी-कभी भावात्मक रूप से) 
“द्वादशवर्षाणि न ववर्ष दशशताक्ष:-- दश ०, काले वर्षतु 
मेघाः, गज वा वष वा शक्र-मृच्छ० ५।३१, मेधा 
वषन्तु गजन्तु मुड्चन्त्वशनिमेव वा--५।१६ 2. बारिश 
करना, उडलना, बौछार करना--वर्षती वाञजनं नभ: 
“मच्छ० १।३४ इसी प्रकार-शरवृष्टिम्‌ कुसुमवष्टिं 
वर्षति आदि 3. बरसाना ढलकाना 4. अनुदान 
देना, अर्पण करना 5. तर करना 6. पंदा करना, 
उत्पन्न करना 7. सर्वोपरि शक्ति रखना 8. प्रहार 
करना, चोट मारना, अभि-, . बोछार करना, बर- 
साना, उडलना, छिड़कना - रघु० १।८४, १०।४८ 
2. प्रदान करता, अपण करना, प्र-, बरसाना,. बौछार 
करना--यस्यायमभित: पुष्प: प्रवृष्ट इव केसर:-राम ० 
(>>उत्तर० ६१३६) । 

॥] (चुरा० आ० वर्षयते) 4. शक्तिशाली या प्रमुख होना, 
2. उत्पन्न करने की शक्ति रखना । 

: [वृष--क| . साँड--असंपदस्तस्थ वृषेण गच्छत: 
“कु० ५।८०, मेघ० ५२, रघु० २।३५, मनु० ९।१२३ 
2. वृष राशि 3. किसी वर्ग का मख्य या उत्तम, 
अपन दल का सर्वश्रेष्ठ (समास के अन्त में) मुनि- 
वृष,, कपिवृष: आदि 4. कामदेव 5. मज़बूत या 
व्यायाम शील व्यक्ति 6. कामातुर, रतिग्रंथों में वणित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक-दे० रति० ३७ 
7. शत्र, विपक्षी 8. चूहा 9. शिव का नंदी बैल 
0 नतिकता, न्याय 4. गण, सत्कमं या पुण्यकार्य-न 
सद्गतिः स्याद वृषवजितानाम्‌ू--कीति ० ९।६२, (यहाँ 
'वृष' का अर्थ साँड भी है) 72. कर्ण का नामान्तर 
3. विष्णु का नाम 4. एक विशेष औषधि का नाम 


“जम मोर का पंख । सम० अड्कः शिव का विदश्ये- 
षण--रघु ० ३॥२३ 2. पुण्यात्मा, सदगुणी 3. भिलावाँ 
4. षंढ, जः छोटा ढोल, - अञ्चनः शिव का विशेषण 
-“अन्तकः विष्ण का विशेषण,--आहारः बिलाव, 
-5उत्सगेंः मृत पुरुष के नाम पर दाग कर साँड 
छोड़ना,-- दंशः.---दंशकः बिलाव, ध्यजः .शिव का 
विशेषण ---रघ० ११।४४ 2. गणेश का विशेषण 
3. सदगुणी, पुण्यात्मा,- पतिः शिव का विशेषण, 
-- पर्बन्‌ (पुं०) . शिव का विशेषण 2. एक राक्षस 
का नाम जिसने असुराचायं शुक्र की सहायता से बहुत 
दिनों तक देवताओं से संघर्ष किया; इसकी पत्री 
शमिष्ठा का विवाह ययाति के साथ हुआ-दे० 
ययाति और देवयानी 3. वरं, भिरड, - भासा इन्द्र 
और देवताओं का आवास-अर्थात्‌ अमरावती, 
“लोचनः बिलाव,---वाहनः शिव का विश्येषण । 

बृषण: [वृष्‌---क्य ] अंडकोष, अंड या फोते । 

वृषन्‌ (पुं०) | वृष--कनिन्‌ ] !. साँड़ 2. .वृषराशि 
3. किसी वर्ग का मुखिया--महावी ० १।७ 4. बीजाइव, 
सॉड, घोड़ा 5. पीड़ा, शोक 6. पीड़ा के प्रति असंवेद्यता 
7. इन्द्र का नाम--वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌--कु० 
५।६१, ८०, रघु० १०।५२, १७।७७ 8. कर्ण का 
नाम 9. अग्नि का नाम । 

वृषभ: | वृष्‌-+ अभच किच्च | . साँड 2. कोई भी नर 
जानवर 3. अपने वर्ग का मुखिया (समास के अन्त 
में) द्विजवृषभ:--रत्न० १।५, ४॥२१ 4. वृषराशि, 
5. एक प्रकार को औषधि---तु ० ऋषभ 6. हाथी का 
कान 7. कान का विवर। सम०--गतिः,--ध्वज: 
शिव के विशेषण--रघु० २३६, कु० ३।६२ । 

वृषभी (स्त्री०) [| वृषभ--डछीष | . विधवा 2. कवच । 

बृषलः [वृष्‌--कलच्‌ | . शूद्र 2. घोड़ा 3. लहसुन 4. पापी, 
दुष्ट, अधर्मी 5. जाति से बहिष्कृत 6. चन्द्रग॒प्त 
का नाम (विशेषत: चाणक्य द्वारा प्रयक्त--दे० 
म॒द्रा० अंक १, ३) । 

वृषलक: | वृषल-|-कन्‌ ] तिरस्करणीय छाद्र । 


वृषली | वृषल--डीष्‌ ] . बारह वर्ष की अविवाहित 
कन्या, रजस्वला होने पर भी विवाह न होने के 
कारण पिता के घर रहने वाली कन्या--पितुर्गेहे च 
या नारी रजः पर्यत्यसंस्क्ृता, भ्रूणह॒त्या पितुस्तस्या: 
सा कन्या वृषली स्मृता 2. रजस्वछा 3. बांझ 
स्‍त्री 4. सद्योजात बच्चे की माता 5. श॒द्र की पत्नी 
या शूद्रा स्त्री। सम०--पतिः शृद्व स्त्री का पति, 
-“ सेवनम्‌ शूद्धा स्त्री के साथ संभोग । 

वषसक्को (स्त्री०) बरे, भिरड़। 

वृषस्यथन्ती | वृष --क्यच्‌, सुक, शत -- डीप, नम्‌ | . संभोग 
करने को इच्छा वाली स्त्री (पुरुष में कर्म० के साथ, 


जा 


( ९७४ ) 


-रघुनन्दनं वुषस्यन्ती शूपंणखा प्राप्ता--महावी ० ५, 
भटद्टि० ४॥३०, रघु० १२३२४ <. कामासक्ता या 
कामातुरा स्त्री 3. गर्भायी हुई गाय । 

वषाकपायी [ वृषाकपे: पत्नी-वृषाकपि--डीष, ऐ 
आदेश: | . लक्ष्मी का विशेषण 2. गौरी का विशे- 
षण 3. शची का विशेषण 4. अग्नि की पत्नी स्वाहा 
का विदेषण 5. सूर्य की पत्नी ऊषा का विशेषण । . 

धरषाकपिः [ वृष: कपि: अस्य--ब० स०, पूर्वपददीघ: | 
. सू्थ का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण 3. शिव 
का विशेषण 4. इन्द्र का विशेषण ”. अग्नि का 
विशेषण ! 

वषायणः (पुं०) . शिव का विशेषण 2. गोरेया चिड़िया । 

वषिन्‌ (पुं०) [ वृष-+-इनि | मोर । 

वबधी (स्त्री०) संन्‍्यासी या ब्रह्मबचारी का आसन (कुश 
घास से बना हुआ) । 

बष्ट (भू० क० क्ृ०) [वृष्‌ +क्त | 3. बरसा हुआ <. बरसता 
हुआ 3. बौछार करता हुआ, उडेलता हुआ । 

वृष्टि: (स्त्री०) [ वृष्‌- क्तिन्‌ | . बारिश, बारिश को 
बौछार आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा: 
--मन॒ु० ३।७६ 2. (किसी भी वस्तु कौ) बौछार 
-- अस्त्रवृष्टि --रघु० ३॥५८, पुष्पवृष्टि २६०, इसी 
प्रकार शर” धन? उपल” आदि। सम० कालः 
बरसात का समय,-- जीवन (वि०) बारिश द्वारा 
सिचित (प्रदेश), तु० देवमातृक, भू: मेंढक । 

बष्टिमत्‌ (वि०) [ वृष्टि + मतुप्‌ ] बरसने वाला, बर- 

..साती, (पुं०) बादल । 

वृष्णि (वि०) [ वृषे: नि: किच्च | . घम भ्रष्ट, पाखंडी 
2. ऋद्ध, कोपाविष्ट, (पुं०) !. बादल 2. मेंढा 
3. प्रकाश की किरण “, कृष्ण के किसी पूवंज का नाम 
5. कृष्ण का नाम 6. इन्द्र 7. अग्नि। सम० गर्भ: 
कृष्ण का. विशेषण । 

वष्य (वि०) [ वृष क्यप्‌ ] . जिसके ऊपर बरस सके, 
बौछार की जा सके 2. कामोद्दीपक, वाजीकर, पुस्त्व 
बढाने वाला,- ्यः माष, उड़द । 

वह , वहत्‌, बहतिका दे० बह , बृहत्‌, बहतिका । 

बहती |[वृह्‌-+अति-+-डीष्‌ | . नारद की बीणा 2. छत्तीस 
की संख्या 3. दुपद्गा, चोगा, आवरण “. भाषण 
आशय (जैसे जलाशय) दे० 'बृहती भी। सम० 

--पतिः बहस्पति का विशेषण । 

वहस्पति दे० बृहस्पति । 

ब्‌ (क्रया० उभ० वणाति, वृणीते, वर्ण, कर्मवा० वूय॑ते, 
इच्छा० ववर्षति-ते, विवरियति-ते) छांटना, चुनना 

(दे० व्‌ ) । 

वे (म्वा० उभ० वयति-्ते, उत, प्रेर० वाययति-ते) 
. बनना -सितांशुवर्णबंगति सम तदुगुणे-ने० ११२ 


2. बाल गूंथना, पौधे लगाना 3. सीना 4. बनाना, 
रचना, नत्थी करना. प्र--, 7. बनना 2. बांधना, 
कसना 3. जमाना, स्थिर करना 4. परस्पर बुनना, 
संग्रथित करना, दे० 'प्रोत । 


 बेकट: (पुं०) !. हंसोकड़ा 2. जौहरी 3. युवा पुरुष । 


वेग: | विजू-- घञ्य |] . आवेग, संवेग 2. गति, श्रवेग, 
शीघ्रता 3. विक्षोभ 4. अतिवेगशीलता, प्रचण्डता, 
बल 5. प्रवाह, घारा जंसा कि “अम्ब॒वेग: में 6. तेज, 
क्रियाशीलता, संकल्प 7. शक्ति, सामथ्य,-मदनज्वरस्य 
वेगात्‌ का० 8. संचार, क्रिया, (विष--आदि का ) 
प्रभाव उत्तरं० २।२६, विक्रम० ५।१८ ०१. शी घ्रता, 
जल्दबाजी, आकस्मिक आवेग--पंच० ११०९ 
40. बाण की गति--कि० १३॥२४ व. प्रेम, प्रणयो- 
न्‍्माद 2. आन्तरिक भाव का बाहर प्रकट होना 
3. आनन्द, प्रसन्नता /. मलत्याग 5. शुक्र, वीय । 
सम० अनिलः ॥. आंधी का झोंका विक्रम०- १।४ 
2. प्रचण्ड वाय,-- आधातः . अकस्मात्‌ वेग का 
अवरोध, गति को रोकना, 2. मलावरोध, कोष्ठ- 
बद्धता,--नाशनः इलेपष्मा, कफ,--वाहिन्‌ ( वि० ) 
स्फतं, तेज,-- विधारणम्‌ गति का रोकना, सरः 
खच्चर । 

वेगिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नो) [वेग---इनि] तेज, चुस्त, 
द्रतगामी, प्रचण्ड, फुर्तीला (पुं०) 4. हरकारा 2. बाज, 
--नी नदी । 

वेडकट: (प्‌ं०) एक पहाड का नाम, वेंकटाचल । 

बेचा [विच-+अच्‌--टाप्‌ | भाड़ा, मजदूरी । 

वेडम [विड्‌्-+अच्‌ ] एक प्रकार का चन्दन । 

बेडा [वेड--टाप | किश्ती, नाव । 

वेण, वेन्‌ (म्वा० उभ० वेणति-ते, वेनति-ते) . जाना, 

हिलना-जुलना 2. जानना, पहचानना, प्रत्यक्ष करना 

3. विचारविमर्श करना, सोचना “. लेना 5. बाजा 

वजाना । 

[वेण्‌ +-अच्‌ ] . गायक जाति का पुरुष--तु० मनु० 

१०।१९, वेणानां भांडवादनम्‌ू--१०।४९ 2. एक 

राजा का नाम, अज़ू का पुत्र और स्वायंभुव मनु 

का वंशज (जब वह राजा बना तो उसने सब प्रकार 

की पूजा व यज्ञादि को बन्द करने की घोषणा कर 

दी। ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया, -परन्तु 

जब उसने उनकी एक न सुनी तो उन्होंने अभिमन्नत्रित 

कुशतण की पत्ती से उसकी हत्या कर दी। अब 

देश में कोई शासकन रहा। अत: उन्होंने उस 

मृतक शरीर की जंघा को मसला, तब उसमें से एक 

निषाद निकला जो शरीर का गिट्टा तथा चोौड़े मुख 

वाला था । उसके पश्चात्‌ उन्होंने उसकी दक्षिण 

भूजा को रगड़ा जहाँ से भव्य मृथु (दे० पृथु) का 

कै. 


वेण: 


बा 


( ९७५ 9 


जन्म हुम्ला। पद्मपुराण के अनसार वह भली भांति 
शासन करन लगा, परन्तु बाद में वह जन-नास्तिकता 
में फंस गया। यह भी कहा जाता हैं कि उसने 
वर्णव्यवस्था में गड़बड़ी फैलाई, तु० मनु० ७।४१, 


९।६६-६७) 


वेणा | वेण--टाप | एक नदी का नाम (जो कृष्णा नदी 


मे जाकर मिलती हू ) 
वेणि,-णी (स्त्री०) [ वेण--इन्‌, छीप वा | . गंथे हुए 
बाल, बलों की मींढी,--तरज़्लिणी वेणिरिवायता भूव 
--शि० १२।॥७५, मेघ० १८ 2. बालों की ए 
अनलंकृत चोटी जो पीठ पर लटकती रहती हैं (कहा 
जाता है कि वही स्त्रियां ऐसी चोटी करती हूँ जिनके 
पति घर पर न हों) वनान्निवत्तेन रघृत्तमेन मुक्‍्ता 
स्वयं वेणिरिवाब॒भासे--रघ्‌० १४।१२, अबलूावेणि 
मोक्षोत्युकानि-मेघ० ९९, कु० २६१ 3. अनवच्छिन्न 
प्रवाह, घारा, सरिता जलवेणिरम्यां रेवां यदि 
प्रक्षितुमस्ति काम:--रघ० ६।४३, मेघ० २९, तु० 
त्रिवेणी! शब्द की भी 4. दो या अधिक नदियों का 
सगम 5. गंगा, यमता और सरस्वती का संगम 6. ए 
नदी का नाम। सम० --बन्धः गथे हुए बाल, मींढी 
“रंघृ० १०।४७,-वंधनो जोक,--वैधिनी कंघी 
“संहारः . बालों को गंथ कर मींढी बनाना वेणी० 
६ 2. भट़्नारायणकृत एक नाटक का नाम । 
[वेग्‌-- उण्‌ | . बाँस, - मलय5पि स्थितो वेण्‌वंण्रेव 
ने चन्द्रम्‌ सुभा०, रघ० १२।४१ 2. नरकुछ 
3. बंसरी, मरली नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते मद 
वेणम - गीत० ५। सम्र० जः बाँस का बीज 
>5थमः बाँसुरी बजाने वाला, मरलीवाला, निम्नतिः 
इख,--यष्टि: बाँस की लकड़ी,--वाद:ः, -- वादकः 
मुरली वाला, बाँसुरी बजाने वाला, बोजम बाँस का 
बीज । 
वेणकम्‌ | वेण | कन्‌ ] बॉस की मठ वाला अंकुश । 
वेणनम्‌ | वेण-+- उनन्‌ | काली मिर्च । 
वेत (दं) डः (पूं०)) हाथी भामि० १।६२ । 
वेतनम्‌ [ अज्‌-- तनन्‌ वींभावः ] ?. किराया, मजदूरी 
भति, तनख्वाह, वत्ति--रघ्‌० १७।६६ 2. आजीविका 
जीवननिर्वाह का साधन । सम ०--अदानम ,-अनपाकसन 
(नपृ ० ),--अनपक्रिया . पारिश्रमिक या मजदूरी न 
देना 2. मजदूरी न मिलने के कारण किया गया 
प्रयत्न, जोविन (पुं०) वत्ति पाने वाला, वतनिक । 
वेतस: |अज +असुन्‌ तुक च, वीभाव:| . नरसल, नरकुरुू 
बेत--अविलम्बितमेधि वेतसस्तरुवन्माधव मा सम 
भज्यथा:--शि० १६।५३, रघ० ९॥७५ 2. नींब, 
बिजौरा । 
बेतसी [वेतस +- झछीष्‌| नरसरलू,--वेतसीत रुत छे-का व्य ० १ । 


वेण 


है *्ण्प्यी 
कफ 


वेतस्वत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती ) [ वेतस--ड्मतुप, मस्य 
वे: ] जहाँ नरकुल बहुतायत से पाये जायें । 

बेताल: | अज्‌--बव्िच, वी आदेश:, तल--घडा कमं० 
स० | . एक प्रकार की भूृतयोनि, पिश्ञाच, प्रेत 
विशेषकर शव पर अधिकार रखने वाला भत-- मा ० 
५।२३, शि० २०।६० 2. द्वारपाल | 


वेत्त (प०) [ विद--तच्‌ ] . ज्ञाता 2. ऋषि, मुनि 
3. पति, पाणिग्रहीता । 

वेत्रः [| अज--त्रल, वी भाव: | . वेत, नरसल 2. लाठो, 
छडी, विशेष कर द्वारपाल की छडी,-वाम प्रकोष्ठापित- 
हेमवेत्र:--कु० ३॥४१। सम०--आसनम्‌ बेंत की 
बनी गदह्दी,--धरः,-धारकः . द्वारपाल 2. आसाधारी, 
छडीब रदार । 

वेत्रकीय (धि०) | वेत्र--छ, कुक | वेत्रबहुल, जहाँ नरकुल 
बहुत पाये जाये । 

वेत्रषतो [ वेत्र +मतुप्‌ --छीष | . स्त्री द्वारपालू 2. एक 
,नंदी का नाम -मेघ० २४। 

वेत्रिन (प०) [ वेत्र+इनि ] 7. 
2. चोबदार । 

बेय (म्वा० आ० वेथन्ते) प्राथना, निवेदन करना, कहना । 


बेदः [ विद घजल्म , अच वा | 4. ज्ञान 2. आध्यात्मिक 
या घाभिक ज्ञान, हिन्दुओं के घमग्रन्थ (मूलरूप से 
केवल तीन वेद थे, ऋग्वेद, यजवंद, और सामवेद जिन्हें 
समष्टिरूप से “त्रयो कहते थे, परन्तु बाद में 'अथवंवेद 
उनके साथ जोड़ दिया गया। प्रत्यंक वेद के दो 
भाग हँं--मन्त्र या संहिता पाठ तथा ब्राह्मण भाग । 
हिन्दुओं की निरी धर्मनिष्ठता के अनूसार वेद 
अपौरुषप (जो पृरुषों द्वारा की गई रचना न हो) 
है, क्योंकि वह परमात्मा से प्रकट हुए या सुने गय हैं, 
इसीलिए उन्हें श्रति कहते है, इसके विपरीत 'स्मति 
अर्थात्‌ जो याद रक्‍ख जाय॑ या जो पुरुषों की कृति हो 
दे० श्रुति” तथा 'स्मति भी, इसीलिए बहुत से ऋषि 
जिनका नाम वेद के सुकतों से संबद्ध हैं 'द्रष्टार: देखने 
वाले कहलाते हैं, उन्हें 'कर्तारः या “ख्रष्टार: अर्थात्‌ 
रचयिता नहीं कहा जाता) 3. कृशा घास का गच्छा 
- मन० ४।३६, 4. विष्ण का नाम। सम ०--अडगम 
वेद का अंग” एक प्रकार के ग्रन्थ जो मंत्रोच्वारण, 
व्याख्या और संस्कारों में यत्र-तत्र सही विनियोग में 
सहायता देन के लिए प्रयक्‍त होते ह. अतः वेदाध्ययन 
में सहायक हैं, (वेदांग गिनती में छः हैं 7. शिक्षा 
अर्थात्‌ उच्चा रण-विज्ञान 2. छंदस -छन्दः शास्त्र, 
3, व्याकरण 4. निरुक्‍्त अर्थात्‌ वेद के कठिन डाब्दों 
की निवंचनपरक व्याख्या 5. ज्योतिष अर्थात्‌ नक्षत्र 
विद्या या गणितज्योतिष और 6. कल्प अर्थात्‌ कमें- 
काण्ड या अनुष्ठानपद्धति ),-- अधिग्रम:, -- अध्ययनम्‌ 


द्वारपाल, दरबान 


( ९७६ ) 


घामिक अध्ययन, वेदाध्ययन, - अध्यापकः वेद का 
पढ़ान वाला, धमंगरु,--अन्तः . 'वेद का अन्त' (वेद 
के अन्त में आने वाली) उपनिषद्‌ 2. हिन्दुओं के छ 
मुख्य दरशशनों में अन्तिम दर्शन (वेदान्तः इसलिए 
कहलाता ह कि यह वेद के अन्तिम ध्यय और काये- 
क्षेत्र की शिक्षा देता हैं, या इसलिए कि यह उन उप- 
निषदों पर आधारित हूँ जो वेद का अन्तिम भाग है), 
(दर्शन की इस पद्धति को कभी-कभी “उत्तरमीमांसा 
के नाम से पुका रते हैँ, यही जमिनि की पृव॑मीमांसा 

 उत्तराघ, या अन्तिम भाग हूं, परन्तु व्यवहारत 
यह एक स्वतंत्र शास्त्र हं, दे” मीमांसा, यह हिन्दुओं 
के सर्व खल्विदं ब्रह्म के सर्वश्वरवाद का प्रवतंक है, 
इसके अनसार समस्त विश्वएकही अनादि शक्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्म या परमात्मा का संहिलष्ट रूप हूं, दे० 


ब्रह्मन' भी) गः, ज्ञः, वेदान्त दशन का अनयायी 
--अन्तिन (पुं०) वेदान्त दर्शन का अनुयायी,--अर्थ 
वेदों का अर्थ--अक्तार: वेदों का प्रकटीकरण 
अर्थात्‌ ईववरीय संदेश,-- आदि (नपुं०), --आदविवर्ण 
“"आदिवीजम ओम्‌ की पुनीत ध्वनि, - उक्त 
(वि०) शास्त्रसम्मत, वेदविहित, - कौलेयकः शिव 
का विशेषण,-- गर्म: . ब्रह्म का विशेषण 2. वेदों का 
ज्ञाता ब्राह्मण, - ज्ञ: वेदों को जानने वाला - ब्राह्मण 
--त्रयम, - त्रयी सामहिक रूप से तीनों वेद 
--निन्‍्दकः नतास्तिक, पासण्डी, श्रद्धाहीन (जो वेद के 
स्वरूप तथा उसके अपोरुषेयत्व पर विश्वास नहीं 


करता हैं), -निनन्‍्दा अविश्वास, पाखण्ड,--पारगः 
वेदों में पारंगत ब्राह्मण,--मात (स्त्री०) वंदिक 
पुनीत मंत्र, गायत्रीमंत्र, वचनसम,--वाक्यम्‌ वेद का 


मुलपाठ, बदनम व्याकरण,--बासः ब्राह्मण, - बाह्म 
(वि०) वेद के विरुद्ध, जो वेद में उपलब्ध न हो, 
-- विद्‌ ([पुं० | वेदविशारद ब्राह्मण,--विहित 
(वि०) वेदों में जिसका विधान पाया जाय, - व्यासः 
व्यास का विशेषण जिसने वेदों को वतंमान रूप दिया 
है, दे० व्यास,--संन्यास: वेदों के कर्मकाण्ड का 
त्याग । 


वेदनम, बवेदना [विद--ल्यट ] . ज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान 
2. भावना, संवेदन 3. पीडा, संताप, क्‍्लेश, अधि 
अवेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ कु० १।२०, - रघु० 
८।५० 4. अधिग्रहण, दौलत, जायदाद 5. विवाह 
”-मनु० ३े।४४, ९।६५, याज्ञ० १।६२ | 
वेदारः [वेद--ऋ --अण | गिरगिट । 
बेदि: [विद--इन्‌ ] विद्वान्‌ पुरुष, ऋषि, पंडित, -विः,-दो 
(स्त्री०)) . यज्ञकायं के लिए तयार की हुई भूमि 
वेदी, 2. वेदी विशेष जिसके मध्यवर्ती किनारे परस्पर 
मिले हुए हों-मध्येन सा वेदिविलग्नमध्या--कु० १।३७ 


( कछ लोग इस शब्द का अथ इस स्थान पर “मोहर 
की अंगठी' समझते हैं 3. किसी मन्दिर या महल का 
चौकोर सहन 4. मद्रा-अंगठो 5. सरस्वती 6. भूखण्ड, 
प्रदेश । सम०--जा द्रोपदी का विशेषण, क्‍योंकि यह 
राजा द्रपद की यज्ञवेदी के मध्य से उत्पन्न हुई थी । 


वेदिका [वेदी--कन--टाप, हस्व] ॥. यज्ञभमि या वेदी 
3. चबतरा, उच्चसमतलभूमि (जो प्रायः घमक्ृत्यों के 
लिये ठीक की गई हो--सप्तपर्णवेदिका--- श०९१, 
कु० ३।४४ 3, आसन 4. वेदी, ढ॑ंप, टीला, मन्दाकि- 
नीसकतवेदिकाभि: -- कु० ११२९, “'वेदी या रेत के 
टीले बना कर 5. आंगन में बीच में बना चौकोर 
: चबूतरा 6. लतामंडप, निकुंज । 
वेदिन (वि०) [विद--णिनि] ॥. ज्ञाता जसा कि 'कृत- 
वेदिन्‌' में 2. विवाह करने वाला, (पुं०) . जानकार 
2. अध्यापक 3. विद्वान पुरुष 4. ब्राह्मण का विशेषण । 
बेदी दे० वेदि (स्त्री०) 
बेद्ध (वि०) [विद-+ण्यत्‌] ॥. ज्ञात होने के योग्य 
2. व्याख्यय या शिक्षणीय 3. विवाहित होने के योग्य । 
बेघ: [विघ-+घजञा_] !. छेद करना, बींघना, छिद्र यक्‍त 
करना 2. घायल करना, घाव 3. छिद्र, खुदाई या 
गत 4. (खुदाई की) गहराई 5. समय की माप 
विशेष । 
वेघकः| विघ्‌--ष्वुल] 4. नरक के एक प्रभाग का नाम 
कपूर, कम बाल में विद्यमान चावल । 
वबेधनम [विध-+ल्यद ] . छेदने या बींघने की क्रिया 
प्रवेशन, छंदन 3. शून्यीकरण, वेघन 4. चुभोना 
घायल करना 5. (खुदाई की) गहराई । 
बेधनिका [वेघनी+-कन्‌-+टापू, हस्व] एक तेज नोक 
वाला उपकरण जिससे मणि या सीप आदि में छिद्र 
किय जाते हैं, बर्मा । 


बेधनी [वेघन-|डीप] व. हाथी का कान बींघने वाला 
उपकरण 2. एक तेज नोक का सीप व मणि आदि 
को बींघने वाला उपकरण, बर्मा । 

वेघस (पं०) [विधा--असुन, गणः] ॥. ख्रष्टा--मा० 
१।२१ 2. ब्रह्मा, घिघाता - तं॑ वेधा विद नन॑ महा- 
भूतसमाधिता रघु० १॥२९, कु० २॥१६, ५।४१ 
3. गौण सष्टिकर्ता (जंसे कि ब्रह्म से उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति) कु० २१४ 4. शिव 85. विष्ण 6. सूर्य 
7. मदार का पौधा 8. थिद्वान्‌ पुरुष । 

वेघसम्‌ [वेघस --अच्‌ | अंगूठे की जड़ के नीचे का हथेली 


का भाग । 

वेधित (भू० क० कृ०) [वेध--इतच्‌] बींधा हुआ, 
छिद्रवित । 

बेन (म्वा० उभ० वेनति--ते) दे० वेण । 

बेन्‍ना दे० वेणा' । 


( ९७७ ) 


बेप्‌ (म्वा० आ० वेपते, वेषित) कांपना, हिलना, थर- 
थराना, लरजना---क्ृताझजलिवंपमान: किरीटी,-भग ० 
११।२५, रघु० ११॥६५, प्र - ,थ रथराना, घड़कना, 
कांपना--कु० ५।२७,७४ । 

वेपथ: [वेपु--अथच ] थरथरी, कंपकंपी, (स्तनों का) 
हिलना  अद्यापि स्तनवेपर्थ जनयति श्वास: प्रमाणा- 
घिक:--श० १३०, शि० ९॥२२, ७३, रघु० १९। 
२३, कु० ४॥१७, ५।८५ । 

वेषनस [वेप -- ल्यूट | थरथरी, कंपकपी ॥ 

बेमः, वेसन (प्‌ं०, नपं० ) [वि+मन्‌, मन्तिन वा] करघा 

खंडडी -- महासिवेम्न: सहकृत्वरी बहुमू--नं० १।१२, 
तुरीवेमादिकम तक० ॥ 

बेर, - रम [अज्‌+रन, वीभाव:] . शरीर 2. केसर 

जाफरान 3. बगन । 


वैरट: (पु०) नीच इुरुष, छोटी जाति का पुरुष, - टम 
बेर का फल । 

बेल (म्वा० पर० वेलति) . जाना, हिलना-जुलना 
2. हिलना, इधर उधर घूमना, काँपना । 
] (चरा० उभ० वेलयति--ते) समय की गणना 
करना । 

बेलम [वेल--- अच ] उद्यान, वाटिका । 

बेला [वेल--टाप] 4. समय--वेलोपलक्ष णार्थमादिष्टो५स्मि 
“ाश० ४ 2. क्रतु, अवसर 3. विश्राम का अन्तराल 
अवकाश 4. लहर, प्रवाह, धारा 5. समद्र तट, 
समुद्री किनारा - वेलानिछाय' प्रसता भुजड़ाः रघ० 
१२।१२,१५, १३०, ८८०, १७।३७, शि० ३।७९, 
९।३८ 6. सीमा, हृदवबन्दी 7. भाषण 8. बीमसारी 
9. सहज मृत्य 40. मसूड़े । सम० कुलम ताम्रलिप्त 
नामक जिला,--सलम समद्र-तट, --वनम समद्रीकिनारे 
का जंगल । 

बेहल (म्वा० पर० वेल्लति) ॥. जाना, हिलना- जूलना 
2. हिलाना, कांपना, इधर-उधर फिरना भामि० 
१।५५, शि० ७।७२ । 

बेल्ल:, वेल्लनम [ वेल्ल+घज्म, ल्यट वा | . हिलना 
गतिशील होना 2. (भूमि पर) लोटना । 

वेल्लहल: [ वेलल-+-हवलू--अच, पृषो० ] 
दराचारी 

वेल्लि: (स्त्रो०) [वेल्ल--इन्‌ ] लता, वेल तु०' वल्लि' । 

वेल्लित (भू० + क० कृ०) [ वेल्ल--क्त | . कंपायमान 
थरथरान वाला, हिलाया हुआ 2. टेढ़ा-मेढ़ा, - तम्‌ 
4. जाना, चलना-फिरना 2. हिलना । 

वेबी (अदा० आ० वेवीते) . जाना 2. प्राप्त करना 
3. गर्भधारण करना, गभभवती होना 4. व्याप्त करना 
5, डाल देना, फेंकना 6. खाना 7. कामना करना, 
चाहना (शास्त्रीय साहित्य में विरल प्रयोग) । 


आफ, 


लम्पट, 


बेशः [ विश--धजञा ] ॥. भ्रवेशद्वार 2. अन्तः प्रवेश 
प्ठना 3. घर, आवासस्थल 4. वेश्याओं का घर 
चकला, --तरुण जनसहायश्चिन्त्यतां वेशवास: -- मच्छ० 
१।२१ 5. पोज्ञाक, वस्त्र, कपड़ें (इस अथं में वेष 
भी लिखा जाता हे) ४ ,-विनीतवेषेण 
->श० १, कृतवेश - गीत०११। सम० 
-वानम सूरजमखी फूल,--धारिन्‌ (वि०) छठ्य- 
वेशी, कपटरूपधा री,--नारी,--- बनिता वेश्या--मद्रा ० 
३।१०,--वासः वेश्याओं का घर, चकला । 

बेशक: [ वेश--कन्‌ | घर । 

वेशनम [ विश+ल्यूट |] 
2. घर । 

वेशब्त: | विश-| झच ] . छोटा तालाब, पोखर 2. आग । 

वेशरः | वेश-+-रा+क | खच्चर । 


4. प्रवेश करना, प्रवेशद्वार 


बेइसन (नपुं०)) [ विश-मनिन्‌ ] घर, निवासस्थान 


जावास, भवन, महरू--रघु० १४।१५, मेघ० २५, 

मन्‌० ४॥७२, ९॥/८५। सम०- कमन्‌ (नपुं० ) 

बनाना, - कलिड्रः एक प्रकार की चिड़िया,-- नकल 

छलछ्चन्दर,--भः (स्त्री०) वह स्थान जहाँ घर बनाना 

है, भवननिर्माण के लिए भूखण्ड । 

वेइयम विश्क॑ण्यत्‌, वेशाय हितं वा यत्‌ ] वेश्याओं 
का घर, चकला । 

वेश्या | वेशन पण्ययोगेन जीवति-- वेश +यत्‌+टाप |] 
बाजारू स्त्री, रंडी, गणिका, रखेल - मच्छ ० १।३२, 
मेघ० २५, याज्ञ ० १॥१४१ | सम०--आदाये: . वह 
पुरुष जो वेश्याओं का स्वामी हो, उन्हें रखता हो 
2, भडवा 3. लोंडा, गाँड,-- आभ्रयः वेश्याओं का 
वासस्थल, चकला,- गमनम व्यभिचा र, रंडीबाजी 

गहस चकला, - जन: रंडी,  पणः भोग के लिए 
रंडी को दी जाने वाली मजदूरी । 

वेदवरः (पृ०) खच्चर । 

येष दे० वेश । 

वेघणम [ विष-+ल्यट ] अधिकृत वस्तु, स्वामित्व, कब्जा । 

वेष्ट (भ्वा० आ० वैष्टते) . घेरना, अहाता बनाना, घेरा 
डालना, लपेटना 2. चाबी देना, मरोड़ना 3. बच्त्र 
पहनना | प्रेर० (वेष्टयति - ते ) 4. घेरना 2. घेरा- 
बन्दी डालना, आ --, तह करना, परि - , सम्‌ू---,पर- 
स्पर तह करना, लपेटना, मरोड़ना, उमेठना । 

वेष्ट: [ वेष्ठ--घठा ] 4. घेरा, घिराव 2. बाड़ा, बाड़ 
, पगड़ी 4 गोंद, राल, रस 5. तारपीन । सम० 
--वँद्वः एक प्रकार का बांस,- सारः तारपीन । 

वेष्टकः [ वेष्ट--ण्वल ] ॥. बाड़ा, बाढ़ 2. लौकी ,--कम्‌ 
. पगड़ी 2. चादर, लबादा गोंद, रस 
4, तारपीन । 

वेष्टनम [वेष्ट -|- ल्यट्‌ | . लपेटना, चारों ओर से घरना, 


( ९७८ ) 


घेराबन्दी करना,--अड्गलिवेष्टनम, व. अंगूठी 
2. कुंडलित होना, गोल मंरोडी लेना,---रघु ० ४।३८ 
3. लिफाफा, लपेटन 4. ओढ़नी, ढकना, संदूक 5. पगड़ी 
त्रिमुकुट --अस्पृष्टालकवेष्टनीौ ---रघ्‌० १।४२, शिरसा 
वेष्टनशोभिना--८।१२ 6, बाड़ा, घर - क्रीडाशल 
कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय:-मेघ ० ७७ 7. तगड़ी, कमर- 
बन्द 6:पट्टी-अ बाहरी कान-0. गुग्गुल . नृत्य 
की विशष म॒द्रा । 

बेष्टनकः [ वेष्टन-+- कन ] संभोग के अक्सर की विशष 
अंगस्थिति । 

वेष्टित (भू० क० कृ०) [ वेष्ट--क्स | , घिरा 
घेरा हुआ, चारों ओर से लपेटा हुआ, बन्द किया 
हुआ 2. लिपटा हुआ, बस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ 
3. ठहराया हुआ, रोका हुआ, धविध्न डाला हुआ 
4. घेराबन्दी किया हुआ । 

बेष्च:, देष्य: | विष: प: | जल, पानी । 

वेब्या: दे० वेश्या । 

बेसर:| वेस--अरन्‌ |] खल्चर--शि० १२॥१९। 

वेस (श्र) वारः [ वेस--ब्‌+अण्‌ | गम मसाला, (जीरा 
राई, मिर्च, अदरक आदि के योग से तेयार किया 
गया मसाला ) | 

बेहू (म्वा० आ० वेहते ! दे० 

बेहत (स्त्री०) [ विशेषण हच्ति गर्भभम--वि-+हन-+- 
अति | बांझ गौ । 

वेहार: [ --विहार:, पृषों० ] एक देश का नाम, बिहार । 

वैल्लू (म्वा० पर० वेह्नते) जाना, हिलना-जलना । 

वें (म्वा० पर० वायति) १. सखना, शूष्क होना 

2, म्लान, निढाल, अवसन्त । 

(अव्य ०) [ वा+डे ] स्वीकृति या निश्चयवाचक 

अव्यय (नि:सन्देह, सचमुच, वस्तुतः) परन्तु केवल 

पूरक के रूप म॑ प्रयुक्त - आपो व नरसूनव: - मनु ० 

११०, २।२३१, ९।४९, ११।७७, यह कभी कभी 

सम्बोधन के रूप म॑ भी प्रयक्‍त होता हैं तथा कभी कभी 

अननय को प्रकट करता है। 

वेंगतिक (वि० ) (स्त्री ० -- को) 
बीस में मोल लिया हुआ । 

बकक्षम | विशेषण कक्षति व्याप्नोति--अण्‌ | 4. एक 
माला जो यज्ञोीपवीत की मांतिएक कंघे के ऊपर से 
तथा दूसरे कंघे के नीचे से घारण की जाती हैं 
2. उत्तरीय वस्त्र, चोगा, ओढ़नी । 

बेकक्षकम, वकक्षिकम्‌ | वकक्ष-- कन्‌, ठन्‌ वा | यज्ञोपवीत 
की भांति बाय कन्धे के ऊपर तथा दाये कन्ध के नीचे 
से पहनी जाने वाली माला। 

बेकटिक:ः (१०) जौहरी | 

वकतेनः [| चिकत्तनस्थापत्यम - अण्‌ ] कर्णे का नाम । 


ये 


[ विशतिक--अण्‌ ] 


वेकल्पम | विकल्प-अण्‌ ] 4. एंच्छिकता 2. संशय, 
संदिग्धता 3. अनिश्चय, असमंजस । 

वेकल्पिक (वि०) ((्त्री०--फी) [ विकल्प --ठक | 
4. ऐच्छिक 2. संदिग्ध, ससंशय, अनिश्चित, अनिर्णीत। 

बकल्यम [विकल-+ष्यञझा ] 4. त्रुटि, कमी, अघरापन 
2. अज्भभज़, विकलाज़ या पंग होता 3. अक्षमता 

विक्षोभ, हड़बडी, उत्तंजता, 5. अनस्तित्व । 

वबकारिक (वि०) (स्त्री ०-कौ ) [विकार--ठक | . विकार- 
विषयक 2. विकारशील 3. विकृत । 

बेकाल: [विकाल--अण ] तीसरा पहर, मध्याह्नोत्तर काल, 
सायंकाल । 

वकालिफक ( वि० ) ([ स्त्री०-की ) वकालीन ( वि० ) 

| विकाल--ठक्‌, ख वा] सायंकालसम्बन्धी या सायं- 

काल के समय घटित हीने वाला । 


बकुण्ठ: [विकुण्ठायां मायायां भव:- अण |] 4. विष्णु का 

विशेषण 2. इन्द्र का विशेषण 3. तुलसी का पौधा 

--ठम् . विष्ण का स्वर्ग 2. अभ्रक । सम०--चतु 

दंशी कातिकशक्ला चौदस,---छोकः: विष्ण की दनिया । 

(वि०) (स्त्री०--त्री) [विकृत---अण | 4. परि 
वरतित 2. बदला हुआ,--तम्‌ . परिवतन, अदल-बदल 
हेर-फर 2. अरुचि, जुगप्सा, घिनौनापन 3. अवस्था 
या सूरत शक्ल में परिवर्तन, विरूपता आदि- नै ० 
४५ 4. अपशकुन, कोई भी अनिष्टसूचक घटना 

तत्पतीपपवनादि वक्त प्रेक्ष्य -- रघ० ११॥६२ । 

सम० वियत: दुर्देशा, दयनीय दशा, कष्टग्रस्त-व कृत- 

नि विवरतंदारुण:--मा० १।३९। 

वकृतिक (वि०) (स्त्री०-की) [प्रिकृति---ठक ] ॥. परि- 
वरतित, संशोधित 2. विक्वृति सम्बन्धी (सांख्य० में) । 

बकृत्यम [विक्ृृत-+ष्यञ्य |] . परिवर्तन, अदल-बदल 
2. दुःखद स्थिति, दयनींय दशा 3. जगप्सा । 

वक्रान्तम [विक्रान्त्या दीव्यति--विक्रान्ति--अण्‌| एक 
प्रकार का रत्न । 

वेकक्‍लवं, बेकक्‍्लव्यम्‌ [विक्लव-अण, ष्यझा वा] . गड़बड़ी, 
विक्षोभ, घबराहट 2. हुल्लड़, हलचल 3. कष्ट, दु:ख, 
शोक, रज श० ४॥६, वेणी ० ५, मच्छ० ३। 

बखरो [विशेषण खं राति-रा-+-क--अण+-डीपू ] . स्पष्ट- 
उच्चारण, ध्वनि-उत्पादन, दे० कु० २१७ पर मल्लि० 
2, वाकशक्ति 3. वाणी, भाषण । 

वेखानस (वि०) (स्त्री०-सी) [वेखानसस्य इंदम्‌-अण | 
किसी वान प्रस्थ, सनन्‍्यासी, या भिक्ष आदि से सम्बद्ध, 
--वेखानसं किमनया ब्रतमाप्रदानाद व्यापाररोधि 
मदनस्य निषेवितव्यम्‌ - श० १।२७,-- सः वरागी 
वानप्रस्थ, तीसरे आश्रम में वास करने वाला ब्राह्मण 
--रघ्‌० १४२८, भष्टि ० ३।४९ । 

वेगण्यम [विगण--ष्यञ्ज [| . गण या विज्येषण का अभाव 


( ९७९ ) 


2. सदगुणों का अभाव, त्रटि, दोष, कमी 3. गुणों को 
भिन्नता, विविधता, विरोधिता 4. घटियापन, तुज्छता 


5. अकुशलता । 

वचक्षण्यम्‌_ [ विचक्षण-ष्यञझा ] कौशल, निपुणता, 
प्रवीणता । 

वेचिट्यम [विचित-+ष्यञड_] शोक, मानसिक धिकलता, 
अफसोस--मा० ३।॥१ | 


वचिद््यम्त [विचित्र +ष्यझा ] 4. विविधता, विभिन्नता 
2. बहुविधता 3. अचरज 4. विस्मयोत्पादकता जसा 
कि वाच्यव चित्र्यः में, काव्य ० १० 5. आइचय । 

वजननम [विजनन--अण्‌ | गर्भ का अन्तिम मास । 

बेंजयन्तः [वजयन्ती -|+अण | . इन्द्र का महल 2. इन्द्र का 
झण्डा 3. ध्वज, पताका 4. घर 

बजयन्तिकः [वेजयन्ती-| ठक ] झण्डा उठाने वाला । 

वेजयन्तिका [वजयन्ती-- कन्‌+टापू, हस्व] . झण्डा, 
पताका (आलं० से भी ) --संचारिणीव देवस्य मकर- 
केतोजगद्विजयवजयन्तिका काप्यागतवती--मा० १ 
2. एक प्रकार की मोतियों की माला । 


बजयन्ती [वि--जि--झच््‌ -- विजयन्त-+अण्‌ -+झहीप | 
. झंडा, पताका--स्तनपरिणाहविलासवंजयन्ती-मा ० 
२३।१५ 2. चिह्न 3. माला, हार 4. विष्णु का हार 
एक शब्दकोश का नाम । 
वेजात्यम्‌ [ विजात-+पष्यञा ] 4. जाति या प्रकार- की 
भिन्‍नता 2. जाति या वर्ण की भिन्‍नता 3. अच्रज 
4. जातिबहिष्कार 5. वदचलनी, स्वेच्छाचारिता । 
बजिक (वि०) दे० 'वजिक' । 
वेज्ञाितिक (वि०) (स्त्री० --की ) [ विज्ञान-ठक ] चतुर, 
कृशल, प्रवीण । 
वेडाल दे० 'बंडाल । 
बेण: | वेणु+ अणू, उकारस्य लोप: ] बांस को कार्य करने 
बाला । 
(वि०) (स्त्री०--वी ) [ वेण-+ अण्‌ ] . बांस से 
उत्पन्न या बांस का बना हुआ,--व: . बांस की छड़ी 
2. बांस का काय करने वाला, बंसोड,--वी बंसलोचन 
-- बम बांस का फल या बीज । 


वणविकः [ वणव--ठक ] म्रली बजाने वाछा, बाँसुरी 
बजाने वाला । 

वेणविन (पं०) | वणव-+-इनि |] शिव की उपाधि | 

वर्णिक: | वीणा-+ठक | वीणा बजाने वाला । 

बणकः [ वेणुक+अण्‌ ] म्रली बजाने बाला, बांसुरी 
बजाने वाला,-कम अंकुश दे० वेणक' । 

वतंसिकः [| वितंस-+ठक ] मांस विक्रेता । 

बतण्डिकः [ वितण्डा --ठक | वितंडावादी, व्यर्थ विवाद करने 
वाला, छिद्रान्वेषी । 

बेतनिक (वि०) (स्त्री०--की) [ वेतन-+ठक | वेतन 


से निर्वाह करने वाला,--कः . वेतन लेकर काम 
करने वाला, श्रमिक 2. वेतन भोगी (कर्मचारी) । 

बेतरणिट,--णी (स्त्री०) [ वितरेणन दानेन लंघ्यते 
-वितरण-+अण्‌ -+डछीप्‌ू, पक्षे पृषो० हस्वः | 
. नरक को नदी का नाम 2. कलिड्भ देश की नदी 
का नाम । ््ि 

बेतस (वि०) (स्त्री० - सी) [ वेतस-|अण्‌ ] 4. बँत से 
संबन्ध रखने वाला 2. नरकुरू जसा अर्थात्‌ अपने से 
अधिक शक्तिशाली दात्रु के सामने घटने टेक देन वाला 
-जसा कि वतसी वत्ति: रघ० ४।३५, पंच० ३।१९ | ' 

बतान (वि०) (स्त्री०--नी) [| वितान-+अण्‌ ] यज्ञीय 
पवित्र, वंतानास्त्वां वह्लयः पावयन्तु-श० ४७, 
-नम्‌ 4. यज्ञीय कृत्य 2. यज्ञीय आहुति । 

बंतानिक (वि०) (स्त्री०--की) [ वितान-+ठक्‌ ] दे० 
बतान । 

वतालिकः [ विधिधस्तालस्तेन व्यवह रति--ठक ] 4. भाट, 
चारण 2. जदृगर, बाजीगर, विशेषकर वह जो 
बेताल का भकक्‍त हो ! 

वत्रक (वि०) ((्त्री० - 
युक्त, नरकुल का । 

बंद: [ वेद-+-अण | बद्धिमान्‌ मनुष्य, विद्वान पुरुष । 

बेदग्पघम, वेदर्धो, वदग्ध्यम | विदग्ध--अणृ्‌ "-वदग्घ-- 
डीप, विदग्घ -+ ष्यज ] 4. कौशल, दक्षता, प्रवीणता 
निपुणता--अहौ वदस्ध्यम्‌---मा० १, प्रबन्धविन्यास- 
बदग्ध्यतिधि:--वास ०, शि० ४॥२६ 2. क्रमस्थापन में 
कौशल, सौन्दयं---मा० १।३७ 3. बुद्धिमत्ता, स्फूति, 
चतुराई-- रत्न० २ 4. बढ़ि । 


वदर्भ: [ विदर्भ-|-अण्‌ ] विदर्भ देश का राजा--भभों 
. दमयन्ती 2. रक्मिणी 3. रचना की विशेष शली 
सा० द० में दी गई परिभाषा--माघुयव्यम्जकवर्ण 
रचना हरलितात्मिका अवृत्ति रल्पवृत्तिवां वर्दर्भी 
रीतिरिष्यते ॥ ६२६, दण्डीनेबड़ी सूकमता पूर्वक 
गौड़ी रीति से इसको विभिन्‍नता दर्शायी ह--दे० 
काठ्या ० १।४९१-५ ३ । 
वेदल (वि०) (स्त्री०--लो) [ विदलस्य विकार: विदल 
-+अण्‌ ] . बंत या टहनियों से बनाया हुआ,--लः 
एक प्रकार की रोटी 2. कोई भी दाल का अनाज, 
>लम्‌ 4. भिक्षुओं का कमगहरा भिक्षापात्र 2. बाँस 
या टहनियों की बनी डलिया, या आसन । 
वंदिक (वि०) (स्त्री०-की) |; वेदं देत्त्यघीते वा ठझा 
वेदेष विहितः वेद-+ठक | 4. वेदों से व्यत्पन्न या वेदों 
के समनरूप, वेदविषयक 2. पवित्र, वेदविहित, घर्मात्मा 
--कु० ५॥७३, -कः वेदों में निष्णात ब्राह्मण। सम० 
पाद्य: वेद का अल्पज्ञान रखने वाला, कठज्ञानी 
जिसे वेद का अधररा ज्ञान हो | 


को) | वेत्र+व॒ुञ ] बेंत से 


( २८० ] 


बदुषो (स्त्री०) देदुष्यस [| विद्स--अण -|डीपू, विस 
ध्यञा_] ज्ञान, अधिगम, बृद्धिमत्ता 

बदूयें (वि०) (स्त्री०-री,-यों) [विदूर-+-ष्यञ्य |] विदूर 
से उत्पन्न या लाया गया, -येंसू वदुर्य मणि, नीलम 
-कु० ७।१०, शि० ३॥४५ । 

वेदेशिक (वि०) (स्त्री ०-ही) [विदेश-|-ठजा_] दूसरे देश 
से संबंध रखने वाला, अन्य देश का, और देशों से 
लाया हुआ,--कः अन्य देश का व्यक्ति, विदेशी । 

वदेश्यम्‌ [विदेश-|- ष्यञा_] विदेशीपन, विदेशी होना । 

बेदेहः [विदेह---अण | 2. विदेह देश का राजा 2. विदेह 
का रहने वाला 3. व्यापारी वश्य 4. ब्राह्मण स्त्री में 
वश्य पुरुष से उत्पन्न सन्‍्तान -मन० १०।११, हा 
'पृ०, ब० व०) विदेह देश के राष्ट्रजन,---ही सीता 
--वदेहिवन्धोह द्य॑ विददें--रघ्‌० १४।३३ (यहाँ 
वदेही' शब्द का अन्तिम स्वर ह्ुस्व कर दिया 
गया है ) 

बेदेहक:ः [वेदेह--कन] 4. व्यापारी 2.--वंदेह (४) । 

वदेहिकः [विदेह-+ठक |] सौदागर । 

वेद (वि०) (स्त्री०-यो) [वेद-+यत्‌] ॥. वेद सम्बन्धी 
आध्यात्मिक 2. आयवद सम्बन्धी, आयवंद विषयक, 
-श: [बिद्या अस्ति अस्य --विद्या+-अण | . विद्वान 
पुरुष, बिद्यावान, पण्डित 2. आयवेंदाचायं, चिकित्सक 
>-वद्ययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायमत्यगात 
-“ रघु० १९५३, वद्यानामातुर: श्रयान्‌--सुभ।० 
2. वद्य जाति का पुरुष, जो वर्णसकुर समझा जाता 
हूँ (वश्य स्त्री में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान) । 
सम० -ज्िया वद्य का व्यवसाय, चिकित्सक के रूप 
में अम्यास, - नाथ: . घन्वन्तरि 2. शिव । 

वेखक: [| वद्य+कन्‌ | वद्य, चिक्रित्सक,--कम््‌ चिकित्सा- 
विज्ञान । 

बच्युत (वि०) (स्त्री०-ती) [विद्युत-+-अण्‌] बिजली से 
सम्बद्ध या उत्पन्न, बिजली--वक्षस्य वद्यत इवाग्नि- 
रुपस्थितोडषपम--विक्रम० ४।१६, उत्तर० ५॥१३। 
समठ-अग्निठ अनलः वक्कतिः बिजली की आग । 

बंध (वि०) (स्त्री०-घो ), वधिक (वि०) (स्त्री०-ह#ी ) 
[विधि+-अण, ठक वा। . नियम के अनरूप 
व्यवस्थित, निश्चित, कमंकाण्डविषयक 2. क़ाननी 
विधि या क़ानन सम्मत । 

वधम्यंम | विधम --ष्यथ्य ) 4. असमानता 


अन्तर 4. वपरीोत्य 5. अवघता, अनोचित्य, अन्याय 
6. पाखण्ड । 
वबधवेय: [विधवा--ढक ] विधवा का पुत्र । 
वंधव्यम | विधवा--ष्यञज्ज_ ] विघवापन, कु० 
मालवि० ५। 


४। ९, 


भिन्नता 
2. लक्षण गणों का अन्तर 3. कतंव्य या आभार का 


वधुर्यम [| वि ्छ +णष्यझ_ ] . शोकावस्था 2. विक्षोभ 
थरथरी, सिहरन । 

वेंधेय (वि०) (स्त्री ०-यी ) [विधि-|-ढक] . नियमानुकूल 
विहित 2. मूखे, बुद्ध, जड, -- यः मूढ, जडमति-प्रल- 
पत्येष वधेय:--श० २, विक्रम० २। 

बनतेय: [| विनता-+-ढक ] . गरुड,--वेनतेय इव विनता- 
तन्दन:-का ०, रघ्‌ू० ११॥५९, १६।८८, भग० १०॥३० 
2, अरुण । 

यनयिक (वि०) (स्त्री०-की) [विनय-+-ठक्‌] 4. शिष्टता 
सोजन्य, सदाचरण या अनशासनसम्बन्धी 2. शिष्टा- 
चार का व्यवहार करने वाला, - कः सामरिक रथ । 

वेनायक (वि०) (स्त्री०--की) |[ विनायक--अण्‌ | 
गणंशसम्बन्धी --मा० १।१ । 

बनायिक: [| विनायं॑ खण्डनमधिक्ृत्य क्ृतो ग्रन्थ: - विनाय 
+ठक | 4. बोद्ध संप्रदाय के दर्शन-सिद्धान्त 2. उस 
सम्प्रदाय का अनयायी । 

बनाशिकः [विनाश -+-ठक ] . दास 2. मकडी 3. ज्योतिषी 
4. बौद्धों के सिद्धान्त 5. उन सिद्धान्तों का अनयायी । 

बनीतक दे० 'विनीतक । 

बपरोत्यम्‌ [ विपरीत+ष्यञय |] . विरोधिता, विरोध 
2. असंगतति । 

वपुल्यथम [ विपुल+ष्यञ्_] 
2. पुष्कलता, बहुतायत । 

वफल्थम | विफल-- ष्यजा ] निरथंकता, विफलता । 

वबोधिकः [ विबोध--ठक ] 4. चौकीदार 2. विशेषकर 
वह जो रात में सोने वालों को, पहरा देते समय, 
समय की घोषणा करके जगाता रहता हू कि० 
९।७४ | 

वंभवम्‌ [| विभ-+-अण्‌ | . बड़प्पन, यश, महिमा, चमक- 


. विस्तार, विशालता 


दमक, ठाठ-बाट, दौलत 2. शक्ति, ताकत कि० 
१२।३ । 
बंभाषिक (वि०) (स्त्री० की) [ विभाषा-+ठक ] 


ऐच्छिक, वे कल्पिक । 

वश्नम (नपुं०) विष्ण का वकुण्ठ । 

वश्राजम | विभ्राज--अण | स्वर्गीय उपवन या उद्यान । 

बमत्यम्‌ | विमत-|-ष्यजणा ]. मतभेद, अनवन 2. नाप- 
संदगी, अरुचि । 

बसनस्यम्‌ | विमनस-|- प्यणआं | . मन का उचटला, 
मानसिक अवसाद, शोक, उदासी--श० ६ 2. रोग । 

बमात्र:, वमात्रेयः | विमातृ+अणू, ढक वा | सौतेली माँ 
का बेटा । 

वमात्रा, वमात्रो, वसात्रेयी | वमात्र-टाप, डीप वा 
वमात्रेय +डीप ) सौतेली मां की बेटी । 

वेमानिक (वि०) (स्त्री० - की) [ विमान-+ठक | देव- 
यान में आसीन,--कः गगनधिहारी । 


$ ९८१ ) 


वमृख्यम्‌ [ विमख --ध्यञ ] 5. मूंह मोड़ना, पलायन, 
प्रत्यावतेन 2. अरुचि, जुगृप्सा । 

बमेय: [ विमेय-|-अण ] बदला, विनिमय । 

वयप्रम, वेयगर्यम्‌ [ व्यग्र+-अण, ष्यव्ग वा ] ।. व्यग्रता, 
बेचनी, घबराहट 2. अनन्य भक्ति, तल्लीनता 
- महावी० ७॥३८ । 

वयथ्यम्‌ [ व्यर्थ --ष्यज्न्‌ | व्यर्थंता, अनुत्पादकता । 

वेयधिकरण्यम्‌ [ व्यधिकरण--ष्यव्य_| भिन्‍न स्थानों में 
होने का भाव, दे० “व्यधिकरण' । 

बेयाकरण (वि०) (स्त्री०--णी) [ व्याकरणमधीते वेत्ति 
वा--अण्‌ | व्याकरणविषयक, व्याकरणसंबन्धी,--णः 
व्याकरण जानने वाला - वेयाकरणकि रातादपशब्द- 
मृगा: क्‍व यांतु संत्रस्ता:--सुभा० । सम०--पाक्ष: 
जिसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान न हो, - भाय॑: 
जिसकी पत्नी व्याकरण को जानने वाली हो । 

वेयात्र (वि०) (स्त्री० प्री) [व्याप्र--अज्य: ] 
. चीते की तरह का 2. चीते की खाल से ढका हुआ 
- शरः चीौते की खाल से ढकी हुई गाड़ी । 


वेयात्यम्‌ | वियात-+ष्यव्य__] 4. साहस, अविनय, निरले- 
ज्जता--अन्यदाभूषण पुंसां क्षमा लज्जव योषिताम, 
पराक्रम: परिभवे वयात्यं सुरतेष्विव--शि० 
२।४४ 2. उजड्डपन, अक्खड़पन । 
वेयासिफ: [ व्यासस्थ अपत्यम, व्यास---इज्य , अकड्ध 
आदेश:, यका रात्‌ पर्व एंब् | व्यास का पुत्र | 
वरम्‌ [ वीरस्य भावः--अण्‌ ] . विरोध, शत्रुता, दुश्मनी 
वमनस्य, द्रोह, प्रतिपक्ष, कलह---दानेन वैराण्यपि 
यान्ति नाशनम्‌ - सुभा०, अज्ञातह्ृदयेष्वेवं वैरीभवति 
सोहदम--श० ५२३, 'वरभाव में परिणत हो 
जाता हैँ, विधाय वर सामर्थ नरो5रौ य उदासते, 
प्रक्षिप्योदचिषं कक्षे शेरते तेडभिमारुतम शि० २। 
४२ 2. घृणा, प्रतिहिसा 3. श्रवीरता, पराक्रम । 
सम०---अनुबन्ध: शत्रुता का आरंभ,--अनुबन्धिन 
(वि०) शत्रुता की ओर ले जाने वाला,--आतडकः 
अजुनवृक्ष,--आनुष्यम्‌,---उद्धार:, -- निर्यातनम्‌,-प्रति- 
क्रिया,-प्रतीकार:-यातना,-शुद्धिः (स्त्री० ) ,-साधनम्‌ 
शत्रुता का बदला, बदला देना, प्रतिहिसा,-- करः, 
कार:, कृत ( पुं० ) शत्र, --भाषवः शणतज्रतापूर्ण 
रवेया--रक्षिन्‌ ( वि० ) शत्रता का निवारण 5 
वाला । 


वरकक्‍्तम्‌,-कत्यम[ विरक्त-|-अण्‌, ष्यञ्य वा | 4. सांसा- 
रिक आसक्तियों के प्रति उदासीनता, इच्छा का 
अभाव 2. अप्रसन्नता, नापसन्दगी, अरुचि । 

वरड्गिकः [ विरडगं विरागं नित्यमहँति ठक ] जिसने 
अपनी सब इच्छाओं एवं वासनाओं का दमन कर दिया 
है, संन्‍्यासी, वरागी । 


वेरल्यम्‌ | विरल-|- ष्यव्म ] . न्यूनता, विरलता 2. ढीला- 


पन 3. मृद्ुता । 

बरागम्‌ दे० 'वराग्यम । 

बेरागिकः, वेराणिन्‌ (पुं०) [ विराग--ठक, विराग--जण 
-+इनि | वह संन्‍्यासी जिसने अपनी सब इच्छाओं 
और वासनाओं का दमन कर लिया हूं । 

वराग्यम्‌ [ विरागस्य भाव:--ष्यण_ ] . सांसारिक वास- 
नाओं व इच्छाओं का अभाव, सांसारिक बंघधनों से 
उदासीनता, विरक्ति - भग० ६।३५, १३॥८ 2. असं- 
तृष्ति, अप्रसन्नता, असंतोष--कामं प्रकृतिव राग्यं सच: 
शमयितु क्षम: -- रघु० १७५५ 3. अरुचि, नापसन्दगी 
4. रंज, शोक, अफसोस । 

बराज (वि०) (स्त्री०--जो) [ विराज--अण्‌ ] ब्रह्मा 
संबंधी---उत्त र० २ । 

बराट (वि०) (स्त्री० -टी) [ विराट--अण | विराट 
संबंधो,-ढ: एक प्रकार का मिट्टी का कीड़ा, इन्द्रगोप । 

बरिन्‌ (वि०) [ वर-इनि ] विरोधी, शज्रुतापूर्ण (पुं०) 
शत्र-शौय वरिणि वज्ञ माशु निपतत्वर्थोउस्तु नः केवलम्‌ 
--भत्‌० २।३९, भग० ३॥२७, रघु० १२।१०४ । 

वेरुूप्यम्‌ [ विरूप |-ष्यव्न ] . विकुपता, कुरूपता--रघु ० 
१२।४० रूपों कौ विभिन्नता या वेविध्य । 

वरोचन:, वरोचनिः, वरोचि: [ विरोचनस्थापत्यम्‌ अण, 
इज्सू वा, विरोच--घजला | विरोचन के पुत्र बलि 
राक्षस के विशेषण । 

बलक्षण्यम [ विलक्षणस्य भाव:-ष्यञ्य ] 4. आइश्चय॑ 
2. वपरीत्य, विरोध 3. अन्तर, भेद । 

वलक्ष्यम्‌ [ विलक्ष-+-ष्यणआ_ ] 4. उलझन, गड़बड़ी 
2. अस्वाभाविकता, कृत्रिमता - वेलक्ष्यस्मितम्‌ “कृत्रिम 
या बलपूर्वक की गई मुस्कान 3. लज्जा 4. वेपरीत्य, 
व्युत्कम । 

बलोम्यम्‌ [ विलोम--ष्यज् ] विरोध, व्य॒त्कम, वेपरीत्य । 

बल्ब (वि०) दे० “बल्व' । 

बवधिकः [ विवध-|-ठक] . फेरी वाला, आवाज लगा कर 
बेचन वाला 2. (बहँगो में रख कर) भार ढोने वाला । 

बेवण्यंम [ विवर्णस्य भाव:--ष्यञ ] . रंग या चेहरे की 
आभा का परिवतेन, फीकापन, निष्प्रभता 2. विभि- 
न्ता, विविधता 3. जाति से विचलना । 


बेवस्वतः | विवस्वतो5पत्यम्‌ अण्‌---. सातवाँ मन ०, जो 


वर्तमान यूग का अधिष्ठाता है, मनु के नीचे दे० 
-- बवस्वतो मनुर्नाम माननीयों मनीषिणाम्‌ - रघु० 
११११, उत्तर० ६।१८ 2. यम - रघ० १५॥४५ 
3. शनिग्रह,--तम्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र सातवें मनु, द्वारा 
अधिष्ठित वर्तमान यूग या मन्वन्तर । 

वेवस्वती [ वेवस्वत-+डीप | . दक्षिण दिशा 2. यमुना 
नदी ! 


( ९८२ ) 


वेबाहिक (वि०) (स्त्री०- को) [ विवाह+ठज | 
विवाहसंबंधी, विवाहविषयक, विवाह के कारण होने 
बाला - कु० ७।२,---क:,--कम्‌ विवाह, शादी,-- कः 
पुत्र वधू का श्वसुर, या दामाद का श्वसुर । 

बेशच्यम्‌ [विशद--«्यव्_] . स्वच्छता, निमेलता (आलं०) 
2. सह्पष्टता 3. सफेदी 4. शान्ति, ( मन की ) 
स्वस्थता । 

बैशसम्‌ [विशस--अण्‌] . विनाश, हत्या, वध- कु० 
४३१, उत्तर० ४॥२४, ६।४० 2. दुःख, सन्‍्ताप, 
पीडा, कष्ट, कठिनाई--उपरोधवशसम्‌--मुद्रा ० २, 
मा० ९१।२३५॥। 

वेशस्त्रम्‌ [ विशस्त्र--अण्‌ ] . असुरक्षा 2. राजकीय 
शासन । 

बेज्ञाख: [विशाख--अण्‌] . चान्द्रवर्ष का दूसरा महीना 
( अप्रैल-मई ) 2. रई का डण्डा - द्रुततरकरदक्षा: 
क्षिप्तवैशाखशले * कलशिमुदर्धिगु्वीं वल्लवा लोडयन्ति 
--शि० ११।८, - खम बाण चलाते समय की एक 
मुद्रा, दे० विशाख---ख्ली वशाख मास की पूणमा । 


वेशिक (वि०) [वेशन जीवति-वेश--ठक्‌] वेश्याओं 
ठ्वारा अभ्यस्त--वेशिकौं कलाम्‌ --मृच्छ० (१॥३, 
वेदयाओं द्वारा अभ्यस्त कलाएँ,--कः जो वेश्याओं 
के साहचये में रहता है, शज्भार-साहित्य में पाया 
जाने वाक्ना एक नायक, कम वेध्यावृत्ति, वेश्याओं 

की कलाएं । 

बेशिष्टयम्‌ | विशिष्ट--ष्यझा | ॥. भंद, अन्तर 2. विशि- 
प्टता, विशेषता, अनठापन--वशिष्ट्यादन्यमर्थ या 
बोधयेत्सा्थंसम्भवा-- सा० द० २७ 3. श्रेष्ठठा-- सा ० 
द० ७८ 4. विशिष्टलक्षणसम्पन्नता । 

वेशेषिक (वि०) (स्त्री०--की) [विशेष पदार्थ भेदमधि- 

कृत्य कृतो ग्रन्थ:-विशेष--ठक] . विशेषता युक्त 

2. वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों से संबंध रखने वाला, 
--कम्‌ छः हिन्दूदशंनशास्त्रों में से एक दर्शन जिसके 
प्रणेता कणाद थे, गौतम के न्यायदर्शन से इसकी 
भिन्नता इस बात में हँ कि इसमें सोलह के बजाय 
केवल सात तत्त्वों का विवेचन हे तथा “विशेष पर 
विशेष बल दिया गया हूं । 

बद्योष्यम्‌ [विशेष -+-ष्यञ्_] श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोत्तमता 


बैदयः [विश--ष्या | तृतीय वर्ण का पुरुष, इसका व्यव- : 


साय व्यापार और कृषि हं--विशत्याशू पशुम्यश्च 
कृष्यादावरुचि: शुचि, वेदाध्ययनसम्पन्न: स वेश्य 
इति संजित: पद्म०। सम० - कमेन्‌ (नपुं०) 
--वैत्ति: (स्त्री०) वश्य का व्यवसाय या पेशा, 
व्यापार, खेती आदि । 

वैश्ववणः [विश्ववणस्यापत्यम्‌ू--अण्‌ | . धन का स्वामी 
कुबे र/--विभाति यस्यां ललितालकायां मनोहरा वेश्रव- 


णस्य लक्ष्मीः:-भामि० २।१० 2. रावण का नाम । 
सम ०--आलूयः,--आवास: . कुबेर का आवासस्थल 
2. बड का वक्ष,--उदयः बड़ का पेड़ । 

वेइ्वदेव (वि०) (स्त्री०-बी) [विश्वदेव--अण्‌] विश्वे- 
देवों से सम्बन्ध रखने वाला,-- बम . विद्वेदेवों को 
प्रस्तुत किया गया उपहार 2. सभी देवताओं को भेंट 
( भोजन करने से पव॑ विश्वदेव यज्ञ में आहुति 
देकर ) । 

वेइवानरः [विश्वानर--अण ] . अग्नि का विशेषण,-त्वत्तः 

खाण्डवरज़्ताण्डवनटो दूरेधस्तु वेश्वानरः--भामि० 

१।५७ 2. जठराग्नि,--अहूं वश्वानरों भूत्वा प्राणिनां 

देहमाश्रित:। प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्न॑ चतु- 

विधम्‌ (वेदान्त० ) 3. परमात्मा । 


वेदवासिक (वि०) (स्त्री०-की) [विश्वास--ठक | विश्व- 
सनीय, गोपनीय । 

वेषस्यम [विषम --ष्यञा] . असमता 2. खुरदरापना, 
कठोरता 3. असमानता 4. अन्याय 5. कठिनाई, विपत्ति, 
संकट 6. एकाकौपन । 

वषयिक (वि०) (स्त्री०-को) [विषय-+ठक] ॥. किसी 

पदार्थ -सम्बन्धी 2. विषयों से सम्बन्ध रखने वाला, 

वासनात्मक, शारोरिक,--कः कामी, लम्पट । 

बष्टतम्‌ [विष्टित्या निर्वेत्तम--विष्ट्ति--अण्‌] भस्मीकृत 
आहृतियों की राख । 

बष्ट्र: [विश--ष्टून, वृद्धि] 4. अन्तरिक्ष, आकाश 2. हवा, 

वाय 3. लोक, विश्व का एक प्रभाग । 

वेषणव (वि०) (स्त्री०-बी) [विष्ण--अण] 4. विष्ण 
सम्बन्धी, रघु० ११॥८५ 2. विष्ण की पूजा करने 
वाला,--बः तीन महत्त्वपूर्ण आधुनिक हिन्दू-संप्रदायों 
में से एक, दूसरे दो हें शव और शाक्त, - वम्‌ भस्मी- 
कृत श्लाहुतियों की राख। सम० - पुराणम अठारह 
पुराणों में से एक पुराण । 

वबसारिण: [विशेषण सरति विसारी मत्स्य: स एवं-विसा 
रिन्‌-+-अण्‌ | मछली । - 

वहायस (वि०) (स्त्री०-सी) [विहायस-+-अण्‌ | हवा 
में विद्यमान, हवाई । 

बहाय॑ (वि०) [विशेषण ह्लियते-वि-+ह+ण्यत्‌--अण्‌ | 
जिससे हंसी दिल्लगी की जाय, जिसे उपहास का 
विषय बनाया जाय (जैसे पत्नी का भाई, या ससुराल 
का कोई रिस्तेदार ) । 

वहासिकः  [विहासं॑ करोति-विहास-+-ठक] हंसोकड़ा, 
विदृूषक । क्‍ 

बोड़ः [वा-+-उड़॒ | . एक प्रकार का साँप 2. एक तरह की 
मछली । 

वोड़ी [वोड-+डछीष्‌] पण का चोथा भाग । 

बोद (पं०) [वह -+तृच्‌] . ढोने वाला, कुली 2. नेता 


( ९८रे ) 


3. पति 4. साँड़ 5. रथवान 6. खींचने वाला घोड़ा । 

बोर्ट: (पुं०) डंठल, वृन्त । 

वोद (वि०) [अवसिक्तमुदक यत्र-प्रा० ब०, उदकस्य उदा- 
देश:, भागुरिमते अकार लोप:--] तर, गीला, आइ्रें । 

वोदालः [वोद: आदर: सन्‌ अलति -वोद--अल +अच | 
जम॑न-मछली । 

वोर (ल) कः [अवनतं लेखन काले उरो यस्य-प्रा० ब०, 
कप, अवस्य अकारलोप:, पृषो ० सलोप:, पक्षे रलयोर- 
भेद:] लिपिकार, लेखक । 

वोरटः [वो इति रटन्ति भूडगा यत्र-वो -|-रट-+क] कुंद का 
एक भेद । 

वोलः [वुल--अच्‌ | गग्गल, रसगंध । 

वोल्लाहः (पुं०) एक प्रकार का घोड़ा । 

बोड (वि०) दे० 'बोद्द' । 

वोषद (अव्य०) [उद्यतेड्नेन हवि: -वह -+-डौषट) पितरों 
या देवों को आहुति देते समय प्रयुक्त किया जाने 
वाला उदगार या सांकेतिक शब्द । 


व्यंशकः [विशिष्ट: अंशो यस्य-प्रा० ब०, कप] पहाड़ । 

व्यंशुक: (वि०) [विगतम्‌ अंशुक यस्य-प्रा० ब०) बस्त्र- 
हीन, विवस्त्र, नंगा-कि० ९२४ । 

व्यंसकः [वि-|-अंस्‌+ण्वुलू] घूर्त, ठग, जेसा कि 'मयर 

* उ्यंसक “बंचन मोर' - शठमयर' । 

व्यंसनम्‌ [वि--अंस --ल्यूट्‌ | ठगना, धोखा देना । 

व्यक्त (भू० क० कृ०) [वि-+-अज्ज -|-क्त] (. प्रकटीकृत, 
प्रदशित 2. विकसित, रचित--कु० २।११ 3. स्पष्ट, 
प्रकट, साफ, सरल, भिन्न, विशद रूप से विद्यमान 
4. विशिष्ट, विदित, विख्यात 5. अकेला मनुष्य 
6. बुद्धिमान्‌, विद्वानू,-- क्तम्‌ (अव्य०) स्पष्ट, स्पष्ट 
रूप से, साफ़तौर पर, निश्क्ति रूप से। सम० 
कप गणितम्‌ अंकगणित, - दृष्टा्थ : वह साथी जिसने 
घटना अपनी आँखों से देखी हे, गवाह,-- राक्षिः ज्ञात 
अंक, -- रूप: विष्ण का विशेषण,-विक्रम (वि०) शक्ति 
प्रदर्शित करने वाला 

व्यक्ति: (स्त्री०) [वि-|-अञ्ज्‌ ---क्तिन] . प्रकटीकरण, 
दृश्यमानता, विशद प्रत्यक्षज्ञान,--राज्ञ: समक्षमेवाघ रो- 
त्तरव्यक्तिभविष्यति-मालवि० ॥. स्नहव्यैक्ति:--मेघ ० 
१२ 2. दृश्यमान सूरत, स्पष्टता, विशदता --श० ७।८ 
3. भेद, विवेचन,-तं सन्त: श्रोतुमहन्ति सदसद्व्यक्ति- 
हेतव:-- रघधु० १११० 4. वास्तविक रूप या प्रकृति, 
सच्चरित्र,-न हि ते भगवान्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा: 
“भग० १०१४ 5. वयक्तिकता (विप० जाति) भग० 
८।१८ 6. अकेला मनुष्य, पुरुष 7. (व्या० में) लिंग 
8. विभक्त में प्रयक्त प्रत्यय । 

व्यग् ( बि० ) [ विरुद्धमू अगति -वि-+अग्‌--रक | 
. व्याकुल, विस्मित, उचाट 2. आतड्धूत, भयभीत 


3. किसी काय में साभिप्राय व्यस्त (अधि० या करण० 
के साथ अथवा समास में )--रघु ० १७।२७, महावी ० 
११३, ४॥२८, कु० ७॥२, उत्तर० १।२३, भामि० 
१।/१२३, शि० २७९।. 

व्यद्ः (वि०) [विगतं वा अज्गभ यस्य प्रा० ब०] 4. देह- 
हीन 2. अज्भहीन, विरूप, विकलाजड़, अपाहज, 
लुडजा,-- ग: . लज्जा 2. मेंढक 3. गाल पर पड़े 
काले धब्बे । 

व्यक्गुलम्‌ (नपुं०) लम्बाई का अत्यन्त छोटा माप, अंगूल 
का ६० वां अश | 

ठ्यद्भगथ (वि०) [वि+अज्ज्‌+पण्यत्‌ | . व्यअजना शक्ति 
द्वारा ध्वनित, परोक्षसड्भृत द्वारा सूचित 2. ध्वनित 
(अथ ), - ग्यम्‌ उपलक्षित अर्थ, व्यद्भबोक्ति, परोक्ष 
सद्भृत (विप० वाच्य 'मुख्यार्थ/ और लक्ष्य 'गौण या 
सद्भुतित अथ )-इदमुत्तममतिशयिनि व्यद्भचे वाच्याद 
घ्वनिर्बंध: कथित: - काव्य ० १ । 

व्यच (तुदा० पर० विचति, कमंवा० विच्यते) ठगना, 
धोखा देना, चाल चलना । 

व्यजः [वि-|- अज्‌ +-घधञ्ा | पंखा । 

ठ्यजनम्‌ [वि--अज्‌ -ल्युट्‌ | पंखा,- निवर्तिब्यजनम्‌--हि ० 
२।१६५, रघु० ८।४०, १०१५२ तु० बालव्यजन । 

व्यक्जक (वि०) (स्त्री० जिका) [वि--अज्ज्‌+ प्वुल | 
. स्पष्ट करने वाला, सद्भेतक, बतलाने वाला, प्रकट 
करने वाला 2. अर्थ को उपलक्षित या ध्वनित करने 
वाला (शब्द), (विप० वाचक और लाक्षणिक), 
-- कः . नाटकीय हावभाव, आन्तरिक भावों को उप- 
युक्त हावभाव द्वारा प्रकट करने वाला बाह्य सद्भूत 
2. सद्धूत, प्रतीक । 


व्यड्जनम्‌ [वि--अज्ज्‌ -ल्यूट] . स्पष्ट करना, सद्धूत 
करना, प्रकट करना 2. चित्त, निशान, सद्धूत 
3. स्मारक मा० ९ 4. छह्मवेश, परिधान--शि० 
२।५६, तपस्विव्यञ्जनोपेता: - आदि 5. व्यज्जन 
अक्षर 6. लिड्भद्योतक चित्न अर्थात्‌ स्त्री या पुरुष का 
परिचायक अद्भ 7. अधिकार-चिक्तलू, बिल्ला 8. वय- 
सकता का चिह्न 9. दाढ़ी 0. अह्ल, सदस्य . मिचे 
मसाला, चटनी, सिश्नाई हुई वस्तु--नं० १६।१०४ 
2. तीनों शब्दशक्तियों में अन्तिम जिससे अर्थ उप- 
लक्षित या ध्वनित होता है, दे० अञ्जन, ना (8) 
(इस अर्थ में यह “व्यञ्जना' भी लिखा जाता हैं) । 
सम० उदय (वि०) वह जिसके पद्चात्‌ व्यओ्जन 
अक्षर आता हो, सन्धिः व्यछ्जन वर्णों का संयोग 
या संइलेष । 

व्यड्जना दे० ऊ० “व्यञ्जन' (42) । 

व्यड्जित (भू० क० कृ०) [वि-+अज्ज्‌-कक्‍्त] 4. साफ 
किया गया, प्रकट किया गया, सर्लूत किया गया 


( ९८४ ) 


2. चिह्नित, भिन्न, चित्रित 3. सुझाव दिया गया, 
घ्वनित । 

व्यडम्बकः व्यडम्बनः [डम्ब्‌--ण्वुल, ल्युट वा, विशेषण न 
डम्बक: | अरण्ड का पेड़ । 

व्यतिकर: [वि-+-अति--क#--अप | 4. मिश्रण, अन्त 
मिश्रण, इकटठा मिला देना--तीथे तोयव्यतिकरभवे 
जह नुकनन्‍्यासरय्वो:--रघ्‌ू० ८।९५, व्यतिकर इव 
भीमस्तामसो वेद्यतररच--उत्तर ० ५११२, मा० ९॥५२ 
2सम्पर्कमिलाप, सम्मिलन -मालवि० १।४, शि० 
४॥५३, ७।२८ 3. रगड़ना - कु० ५१८५ 5. घटना 
सम्भूति, वृत्तान्त, वस्तु, मामला - एवंविधे व्यतिकरे 
--एसी बात होने पर 6. अक्सर 7. मसीबत 
संकट 8. पारस्परिक सम्बन्ध, पारस्परिकता 9. विनि 
मय, अदलाबदली । 

व्यतिकीर्ण ( भू० क० कृ० ) [वि-+अति--कृ-+कत] 

4. मिला हुआ, मिश्रित 2. संयकत । 

व्यतिक्रः [वि+भति-+क्रम-+-घठञा | 4. अतिक्रमण 
विचलन, भटकना 2. उहलंघन, भंग, अननष्ठान 
“यथा संविद व्यतिक्रम:-रघ ० १।७९ 3. अवहेलना 
उपेक्षा, भूल 4. वपरीत्य, उलट, व्यत्यास 5. पाप 
दुग्यसन, जमे 6. आपत्काल, दुभग्य । 

व्यतिक्रान्त (भू० क० कृ०) [वि+भ्रति--क्रम-क्त] 
, पार किया गया, अतिक्रमण किया गया, उल्लंघन 
किया गया, उपेक्षित 2. आऔंघा, विपयेस्त 3. बीता 


"य गुजरा हुआ (समय ) । 
व्यति (भू० क० कृु०) [वि+अति+रिच्‌-+क्‍्त |] 
, भिन्‍न अव्यतिरिक्तेयमस्मच्छरीरात 
“का०, कु० १।३२१, ५१२२ ४. आग बढ़न वाला 
सर्वोत्कृष्ट होने वाला, आगे निकल जाने वाला 
। 3. प्रत्याहुत, रोका हुमा 4. अलंगाया हुआ । 

व्यतिरिक: [वि-+-अति--रिच--घञ्ा ] 4. भेद, अन्तर 
2. वियोग 3. निष्कासन, अपवजन 4. श्रेष्ठता, आगे 
बढ़ जाना, आगे निकल जाना 5. वषम्य, असमानता 
6. (तक० में) अनन्वय (विप० अन्वय) उदा० “यत्र 
वह्लिनास्ति तत्र धमो नास्ति' यह व्यतिरेक व्याप्ति 
का उदाहरण हूँ 7. (अलुं० में) एक अर्थालंकार 
जिसमें किन्‍्हीं विशेष दशाओं में उपमान की अपेक्षा 
उपमेय को श्रेष्ठतर बताया जाता हें--उपमानाद्यद- 
न्यस्य व्यतिरेक: स एव सः:--काव्य ० १०। 

व्यतिरेकिन्‌ (वि०) [व्यतिरेक---इनि] . भिन्‍न 2. आगे 
बढ़ जाने वाला, आगे निकल जाने वाला 3. बाहर 
निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला 4. अभाव या 
अनस्तित्व दर्शानं वाला जंसा कि थ्यतिरेकि 
लिड्भम' में । 

व्यतिषकत (भू० क० कृ०) [वि+अति-+शज्ज्‌ --क्त | 


, आपस मे मिला हुआ, पारस्परिक संबंधयक्त, 
श्ंखलाबद्ध या एकत्र जड़ा हुआ 2. अन्त: मिश्रित 
3. अन्तर्जातीय विवाह करने वाला । ह 

व्यतिषंग: [वि+अति-सच्ज्‌-+-घञा | ॥4. पारस्परिक 
संबन्ध, अन्योन्यसम्बन्ध 2. अन्त: मिश्रण 3. संयोग, 
या मिलाप । 

व्यति (ती) हारः [वि--अति--ह+ घणछ , पक्ष उपस गेस्य 
इकारस्य दीघ:] . अदल-बदल, विभिमय 2. पारस्प- 
रिकता, अन्त: परिक्‍तन - रघ्‌० १२॥९३ । 

व्यतोत (भू० क० कृ० ) [वि+अति-+-३-+कक्‍्त ] . गुजरा 
हुआ, गया हुआ, बीता हुआ, पार किया हुआ--रघु ० 
१५।१४ 2. मत 3. छोड़ा हुआ, परित्यक्त, विसर्जित 
4. अवज्ञात । 


व्यतीपात: [वि-- अति+पत्‌ -- घझञ , उपसग्गस्य दीघे:। 
. समचा प्रयाण, सम्पूणविचलन 2. भारी उत्पात, 
भारी संकट को सूचित करने वाला अपशकन 
3. गनादर, तिरस्कार । 

ब्यत्ययः [वि+-अति-- इ--अच | . पार करना 2. विरोध, 
वेपरीत्य 3. व्यत्यस्त क्रम, व्युत्कान्ति 4. अन्तः:परि- 
वतंन, रूपान्त रण 5. अवरोष, अडचन । 

व्यत्यस्स (भ० क० कृ०) [वि+अति-+अस्‌-+क्ष्त |] 
. व्यत्कांत, विपयस्त 2. विपरीत, विरोधी 3. असंगत 

व्यत्यस्तं लपति---भामि ० २।८४ 4. विरेखित, इस 

प्रकार रक्‍्खी हुई (दो वस्तुएं) जिसम॑ एक दूसरी 
को काटती हो>व्यत्यस्त पाद:, वग्यत्यस्त भज:ः 
आदि | 

व्यत्यासः [वि+-अति--अस्‌ -घञ् ] 4. व्यत्कांत स्थिति 
या क्रम 2. विरोघ, वपरीोत्य । 


व्यय (म्वा० आ०» व्यथते, व्यथित) 4. शोकान्वित होना 
पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, विश्वब्ध या अशांत 
होना--विश्वंभराईपि नाम व्यथते इति जितमपत्य- 
स्नेहेन--उत्तर ० ७, न विव्यथ तस्य मन: कि० 
१।२, २४ 2. आन्दोलित होना, दोलायमान होना-कि ० 
५।११ 3. कांपना 4. भवभीत होना 5. सूखना, शुष्क 
होना, प्रेर०  (ज्यथयति-ते) पीडा देना, कष्ट देना 
नाराज 'करता, दुःखी करना -उत्तर० १२८, 
प्र - अत्यन्त क्रद्द होना--भग० ११।२० । 

व्ययक (वि०) (स्त्री०-थिका) [व्यथू+-णिच्‌+ण्वुल 
पीडाजनक, दुःखद, कष्टकर --कि० २।४ । 

व्ययनम्‌ [व्यथ--ल्यद ] पीडा देना, सताना । 

ठ्यया [व्यथ--अड--टाप | . पीडा, वेदना, आधि--तां च 
व्यथां. प्रसवकालकृतामवाप्य--उत्तर ० ४॥२३, 
१।१२ 2. भय, आतंक, चिन्ता--स्वन्तमित्यलूघशत्स 
तद्॒ब्यधाम--रध्‌ु० ११।६२ 3. विक्षोभ, अशान्ति 
4, रोग । 


वा ( ९८५ ) 


व्यथित (भू० क० कृ०) [ व्ययू--क्त | . कष्टग्रस्त 
दुखी, पीडित 2. आतंड्ूत 3. विक्षब्ध, अशान्त 
बंचन । क्‍ 

व्यध्‌ (दिवा० पर० विध्यति, विद्ध) . बींघना, चोट 
पहुंचाना, प्रहार करना, छूरा भोंकता, मार डालना 


-अक्षितारासु विव्याध द्विषत:ः स तनृत्रिण: -शि० 
१९।९९, विद्धमात्र:---रघ्‌ृ० ५५१, ९।६०, १४।७०, 
भष्टि० ५१५२, ९।६६, १५६९ 2. सूराख करना, 
गडढा 


छिद्र करना, आरपार बींधना 3. खोदना, 
करना, अनु---, . बींधना, चोट पहुँचाना, घायल 
करना 2. गंथना, घेरना 3. जडनां, जटित करना+दे ० 
अनविद्ध,, अप---, . फेंकना, डालना, उछालना 
-महावी ० २।२३, रघ० १९।४४ 2. बींघना - -हृदयम- 
शरणं मे पक्ष्मलाक्ष्या: कटाक्षेरपहुंतमंपविंद्धं पीतमन्म्‌- 
लितं च +>मा० १।२८ 3. त्यागना, परित्यक्त करना 
आ--, . बींघना 2. फकना, डालना, दे० आधिद्ध, 
परि---, सम--, बींधना, घायल करना । 


व्यधः [व्यध-- अच | 4. बींधघना, ट्कड टकड करना, प्रहार 
करना--शि० ७।२४ 2, आघात करना, घायल 
करना, प्रहार 3. छिद्र करना । 

व्यधिकरणम्‌ [वि-+ अधि--कृ+ल्यट्‌ | भिन्न आघार या 
स्तर पर जीवित रहना (जैसा कि ्यधिकरण बहु 
ब्रीहि में, अर्थात्‌ वह बहुत्रीहि समास जहाँ पहला 
पद दूसरे पद से नितान्त भिन्न कारक का हो, यदि 
उनका विग्रह करके देखा जाय--उदा० चक्रपाणि 
चन्द्रमौलि: आदि । 

व्यध्यः [ व्यध+ण्यत्‌ | चाँदमारी के पीछे का टीला, 
निशाना, लक्ष्य । 

व्यध्व: [विरुद्ध: अध्वा -- प्रा० स०] कुमा्ग, बरी सड़क । 

व्यन॒ुनादः [विशिष्ट: अनुनाद: प्रा० स०| प्रतिध्वनि, ऊँची 
गंज । 

व्यन्तरः [विशिष्ट: अन्तरो यस्थ--प्रा० ब०] [. पिशाच, 
यक्ष आदि एक प्रकार का अतिप्राक्ृतिक प्राणी । 


" व्यप्‌ (चुरा० उभ० व्यपयति-ते) 7, फंकना 2. घटाना, 
बरबाद करना, कम करना । 

व्यपकृष्ट (भू० क० कृ०) [ वि+अप्‌+ कृष्‌-+क्‍्त | एक 
ओर खींचा हुआ, दूर किया हुआ, हटाया हुआ । 

व्यपगत (म० क० क्ृ०) [वि-+भपू+गम्‌-- क्त] . गया 
हुआ, विसजित, अन्तहित -- मदो मे व्यपगत 
२।८, मेघ० ७६ 2. हटाया।.हुआ 3. गिराया हुआ 

व्यपगमः [वि--अप-+गम्‌--अप्‌ ] विसर्जन, . अन्तर्धघान । 

व्यपत्रप (वि०) | विगता अपत्रपा यस्य-प्रा० ब० ! 
निलंज्ज, ढीठ । 

व्यपदिष्ट (भू० क० क्ृ०) [ वि+अप+दिश--कक्‍्त |] 
. नामाड्ित 2. बतलाया गया, प्रस्तुत किया गया, 


शी 


दयोतित 3. बहाने या छल के रूप में प्रतिपादित किया 
गया । 

व्यपदेश: [वि+-अप-+दिश्‌+घजञ्ा) ] . निरूपण, सन्देश, 
सूचना 2. नामंकरण, नाम रखना 3. नाम, अभिघान, 
उपाधि - एवं व्यपदेशभाज:--उत्तर ० ६।४, परिवार 
वंश,-अथ कोण्स्य व्यपदेश:---श० ७, व्यपदेशमांविलं- 
यितंं किमीहसे जनमिम च पातंयितुंमू--श० ५।२० 
5. कीति, यश, प्रसिद्धि 6. चाल, बहाना, दाँव, उपाय 
7. जालसाजी, चालाकी | 

व्यपदेष्ट (पृं०) [ वि-+अप+दिश्‌ +तृच्‌ | छलिया, 
घोखबाज़ । 

व्यपरोपणंम [ वि--अप-+-रुह +णिच्‌--ल्यट्‌, हस्य पः | 
. उन्मूलन, उखाड़ना <. भगाना, हटाना, दूर करना 
3. काट डालना, फाड़ डालना, तोड़ लेना---चकोप 
तस्म स भरशं सुरस्त्रिय: प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव 
- रुघ ० ३।५६ । 

व्यपाकुंति: (स्त्री०) [ वि+-भप-+-भा--#-- क्तिन्‌ _] 
. निष्कासन, दृरोकरण, निकाल देना 2. मुकरना। 

व्यपायः [ वि अप--इ-+घज्ा ] अन्त, लोप, समाप्ति 
-+क० ३।३३, रघु० ३।३७ | 

व्यपाक्रयः [ विा-+-अप-+-आ+श्रि+अप्‌ ] /. उत्तराधि- 
कारिता 2. शरण लेना, सहारा लेना, भरोसा करना 
भग० ३।१८ 3.- निर्भर होना-- धर्मो रामे्यपांश्रय: 
- राम० । 

व्यपेक्षा [वि-+-अप-+-ईक्ष + अड-- टाप | 4. प्रत्याशा, आज्ञा 
2. लिहाज्ञ, विचार -- रघू० ८।२४ 3. पारस्परिक 


सम्बन्ध योन्याश्रय. 4. पारस्परिक लिहाज़ 
5. व्यवहार 6. (व्या० में) दो नियमों का पारस्परिक 
प्रयोग । 


व्यपेत (भू० क० कृ०) [ वि+-अप--इ+कक्‍्त ]. वियक्त 
अलगाया हुआ 2. गया हुआ, विसजित, (प्राय: समास 
में व्यपेतकल्मष:, व्यपेतभी, व्यपेतहर्ष आदि ) 
व्यपोढ (भू० क० क्ृ०) [वि-+-अप्‌+वह --क्‍्त |] 
।., निकाला गया, हटाया गया 2.- विपरीत, विरोधी 
कि० ४।१२ 3. प्रकटीकृत, प्रदर्शित, बतलाया 
गया । 


व्यपोहः [| वि+अप+-ऊह +धञा ] निकालना, दूर 


करना, अलग रखना । 

व्यभि (भी) चार: [ वि--अभि--चर्‌ +धञा | 4. दूर 
चले जाना, बिचलन, सन्मार्ग छोड़ देना, कुमाग का 
अनुसरण करना,--मंत्रज्ञमव्यसनिनं व्यभिचारविव- 
जितम- हि० ३।१६, भग० १४२६ 2. अतिक्रमण, 
उल्लंघन मन० १०।२४ 3. अशुद्धि, जुमं, पाप 
4. बविच्छेयता, अलग होने की सामथ्य 5. अभक्ति 
अनास्था, पति-पत्नी में अविश्वास, पतिब्रत॒ या पत्नी- 


( ९८६ ) 


व्रत का अभाव,-व्यभिचारात्त भतः स्त्री लोके प्राप्नीति 
गदह्मेताम --मन ० ५११६४, वाडमनः कमंभि: पत्यौं 
व्यभिचारों यथा न में --रघ० १५।८१, याज्ञ ७ १।७१ 
6. असंगति, अनियमितता, अपवाद 7. (तक में) 
आमासी हेतु, हेत्वाभास, साध्य के न होने पर भी 
हेतु की विद्यममानता । 


व्यभिचारिणी [ व्यभिचारिन्‌-+डछीप्‌ | असती ढछन्तत्री, 
परपुरुषगामिनी स्त्री । 
व्यभ्िवारिन्‌ (वि०) [ व्यभिचार+इनि ] ॥. भटका 


हुआ, भूला हुआ, पथ भ्रष्ट, भ्रान्त, नियम भंग करने 
वाला 2. अनियमित, असंगत 3. असत्य, मिथ्या -दे० 
अव्यभिचारिन 4. श्रद्ाहीन, जो ब्रह्मतारी न हो, 
परस्त्रीगामी, (पूं०--व्यभिचारिभाव:ः संचारिभाव, 
सहकारी भाव (विप० स्थायी भाव) यद्यपि स्थायी 
भावों की भाँति यह सहकारी भाव रस का कोई 
आधारभूत रूप नहीं बनाते, फिर भी यह प्रवहमान 
रस के पोषक हैँ, अतः: प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह 
रस की पुष्टि करते हेँ। इनकी संख्या तेंतीस या 
चौोंतीस हू, इनकी गणना के लिए दे० काव्य० ४ 
कारिका ३१-३४, सा० द० १६९, या रस० प्रथम 
आनन, तु० विभाव और स्थायिमाव की । 


व्यय्‌ । (चुरा० उभ० व्यययति--ते ) 4. जाना, हिलना- 

जुलना 2. व्यय करना, प्रदान करना, अपंण करना । 

॥ (भवा० उभ० व्ययति ते) जाना, हिलना-जलना । 

(] (चुरा० उभ० व्याययति--ते, व्यापयति - ते भी ) 
. फकना, डालना 2. हॉकना । 


(वि०) [वि+इ+-भच्‌ ] परिवतनीय, परिणाम- 
शील, विकारवान्‌ू--तु० अव्यय, - यः . (क) हानि 
लोप, विनाश--आपायते न व्ययमन्त राये: कच्चिन्म- 
हें स्त्रविधं तपस्तत्‌--रघ्‌ ० ५५५, १२॥३३, (ख) 
लागत लगाना, त्याग--प्राणव्ययनापि मया विधेय 
--मा० ४४४, कु० ३।२३ 2. रुकावट, अड़चन-रघु ० 
१५१३७, 3. क्षय, ह्वास, पराजय, अधघ:पतन 4. खच्े, 
मुल्य, परिव्यय, विनियोग, प्रयोग, (विप० आय) 

आय दुःख॑ं व्यय दु:ख घिगर्था: कष्टसंश्रया:--पंच ० 
१।१६३, आयाधिकं॑ व्ययं करोति अपनी आय से 
अधिक व्यय करता हँ--रघु० ५॥१२, १५३, मनु ० 
२९।११ 5. अपव्यय, फिजूलखर्ची । सम०--पर 
(वि०) मुक्‍क्तहस्त से खर्च करने वाला,--पराहझ्मख 
(वि०) कृपण, कंजूस, मक्खीचूस,--श्ील (वि०) 


अतिव्ययी, फिजलूखचं,--शद्धिः (स्त्री०0) हिसाब 
चुकाना | 

व्यवनम्‌ [ व्यय -)- ल्यूट | . खर्च करना 2. बर्बाद करना 
विनष्ट करना । 


व्ययित (भू० क० कृ०) [ व्यय्‌ू-+क्तु ] 4. व्यय किया 


ँ,्युला ता "गा... वा ह-- गा. 


विनिनगनल्‍2ग्उ2रग, 


७७+-+---- |०नमिह..-..नाए अनबन 


कि "नाता ०, नूलमूहन-ूहन---_----मीीि---- हु 


|] जम. 8... .3 नमन डे का 


गया, खर्च किया गया 2. बर्बाद किया गया, 
क्षयग्रस्त । 
गईं (वि०) [ विग्रतो&र्थों यस्मात्‌ू--प्रा० ब० | . अन- 
पयोगी, निर्थक, विफल, अलाभकर-- व्यर्थ यत्र 
कपीन्द्रसखच्यमपि मे--उत्तर० ३।४५ 2. अथहीन, 
निरथ्थंक, बेकारी । 
व्यलोक (वि०) [ विशेषेण अलति -- वि+अल--कीकन ] 
. मिथ्या, झठा 2. कुत्सित, अनभिमत, असुखद 3. जो 
मिथ्या न हो-शि० ५।१,--कः ॥. स्वेच्छाचारी 
2. गांड, लौण्डा,-कम्‌ कोई भी अध्रिय या असुखद वस्तु 
अप्रियता-इत्यं गिर: प्रियतमा इव सोउ्व्यलीका: शश्राव 
सततनयस्य तदां व्यलीको:--शि ० ५१ 2. बेचनी का 
कारण, पीड़ा, शौक या रंज का कारण-- सुतन हृद- 
यात्प्रत्यादेशव्यलीकमपतु ते- श० ७॥।२४, कि० रे। 
१९, कु० २।२५, रघृ० ४|८७ 3. दोष, अपराध 
अतिक्रमण, अनचित काय, -- सव्यलीकमवधी रितखिन्न॑ 
प्रस्थितं सपदि कोपपदेन---कि० ९४५, शि० ९।८५, 
रत्त० ३।५ +. जालसाजी, चाल, धोखा-- पंच १। 
१२०, २४२ 5. मिथ्यापन 6. व्यत्क्रम, वैपरीत्य । 


व्यवकलनम्‌ [ वि+अव-+कल-+-ल्यूट ]) . वियोग 
, (गणि० में) घटाना, एक राशि में से दूसरी राशि 
कम करता । 

व्यवक्रोधनमस्‌ [ वि-+अव+क्रश+ल्यूट ] तूतू में में, 
आपस में गाली-गलोज । 

व्यवछिसि (भू० क० कु०) [ वि-+अव-+छिद--क्त ] 
. काट डाला गया, चीरा गया, फाड़ा गया 2. वियकत 
विभकत 3. विशिष्ट किया गया, विशिष्ट 4. अंकित, 
विलक्षण--शरीर तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्तना पदावली 

-- --काव्या० १।१० 5. अवरुद्ध, बाधित । 

व्यवच्छेद: [ वि+अव-+ छिद्‌ +घजञ्ण_ |] 4. काट डालना, 
फाड़ देना 2. विभाजन, वियोजन 3. चीर-फाड़ करना 
4, विशिष्टीक्रण 5. विभेदक, विशिष्ट 6. वैषम्य, 
वेशिष्टय 7. निर्घारण 8. बन्दूक दागना, तीर छोड़ना 
9. किसी पुस्तक का अध्याय या अनुभाग । 


व्यवधा | वि--अव+घधा+अरझू+टापू ] 4. व्यवधायक 
2. आड़, पर्दा, व्यंशन 3. छिपाव, दुराव । 

व्यवधानम | वि+-अव+घा +ल्यट | 4. हस्तक्षेप 
अन्तःक्षेप, वियोग 2. अवरोधघ, दृष्टि से गुप्त रखना 
-दरष्टि विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्नाधिषि 
संनिधत्ते - रघ० ३३।४४ 4. छिपाना, अन्‍न्तर्घान 
5. पदों, व्यंशन 6. ढकना, आवरण-कु० ३।४४ 
7. अन्तराल, अवकाश 8. (व्या० में) किसी अक्षर या 
मात्रा का बीच में आ पड़ना । 


 व्यवधायक (वि०) (स्त्री०--यिका) [ वि+अव+धा 


ण्वुल | . बीच में आ पड़ने वाला, आवरण, ढकने 


( ९८७ ) 


वाला 2. अवरोध करन वाला, छिपाने वाला 
3. मध्यवर्ती । 

व्यवधिः | वि+अव--धा+कि | आवरण, हस्तक्षेप 
आदि, दे० व्यवधान । 

व्यवसाय: | वि--अव +-सो +घज्य | ॥. प्रयत्न, चेष्टा, 
ऊर्जा, उद्योग, धेयं--करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवसाय- 
मितस्तत: हि० २।१४ 2. संकल्प, प्रस्ताव, निर्धारण 
“मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिमू-कु० ४॥४५, 
'मरने के संकल्प का विचार भग० २।४१, १०।३६ 
3. कृत्य, कर्म, क्रिया--व्यवसाय: प्रतिपत्तिनिष्ठ्र: 
रघृु० ८।६५ 4. व्यापार, नौकरी, वाणिज्य 5. आच- 
रण, व्यवहार 6. उपाय, कूटयूक्ति, जुगत 7. शेखी 
बघारना 8. विष्ण । 

व्यवसायिन्‌ (वि०) [ व्यवसाय---इनि ] 4. ऊर्जस्वी, 
उद्योगी, परिश्रमी 2. दृढ़ संकल्पी, घेय॑ वान । 

व्यवं्सित (भू० क० क०) | वि+अव-|-सो+क्त | 
. प्रयास किया गया कोशिश की गई,--श० ६।९ 
2. जिम्मेवारी ली गई, 3. संकल्प किया गया, निर्धारित, 
निश्चित 4. प्रकल्पित, आयोजित 5. प्रयत्नशील, दृढ़ 
निशचयी 6. धयवान्‌, ऊर्जस्वी 7. ठगा गया, छला 
गया, ---तम्‌ निश्चयन, निर्धारण । 

व्यवस्था | वि-|अव-+-स्था--अरू-+टाप ] 4. समंजन, 
क्रमस्थापन, निपटारा-यथा--वर्णाश्रम व्यवस्था 
2. स्थिरता, निश्चितता, --रघु० ७।५४ 3. दढ़ता, दढ़ 
आधार- आज हृतुस्तच्च रणौ प्थिव्यां स्थला रविदश्रि- 
यमव्यवस्थाम्‌ू-कु० १॥३३ 4. संबद्ध स्थिति 
5. निश्चित नियम, कानून, सविधि आदेश, निर्णय, 
कानूनी सलाह, क़ानून की लिखित घोषणा (विशेष 
कर संदिग्ध स्थलों पर या जहाँ विरोघी पाठों का 
समंजन करना हो 6. सहमति, संविदा 7. अवस्था, 
दशा । 


व्यवस्थानम्‌, व्यवस्थितिः: (स्त्री०) [वि-+-अबव--स्था 
नल्युट, क्तिनू वा] . क्रमबन्धन, समाधान, निर्धा- 
रण, फ़सला 2. नियम, विधान, निश्चय 3. स्थिरता, 
अचलता 4. दढ़ता, घेय॑ 5. वियोग । 

व्यवस्थापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [वि--अव-|-स्था 
शणिच्‌ +ण्वुल, पुक| 4. क्रमस्थापन करने वाला, उप- 
युक्त क्रम में रखने वाला, समंजन करने वाला, स्थिर 
करने वाला, व्यवस्था करने वाला, फ़ैसला करने 
वाला 2. वह जो काननी सलाह देता ह 3. प्रबन्धक 
(वर्तमान प्रयोग) । 

व्यवस्थापनम्‌ [वि--अव--स्था--णिच्‌ -|ल्युट, पुक] 
. क्रमस्थापन, उपयुक्त समंजन 2. स्थिर करना, 
निर्धारण, निश्चय करना; फ़ेसला करना । 

व्यवस्थापित (भू० क० क्ृ०) [वि--अव--स्था-+-णिच 


निशा... धााााा.........>-म......>----ू-मूत्माहा नाना "नाश "हा" "मात नह 


अल-कि--+-»»-----«न-न-म«म 


(33... आर... कक न तन “7 “यशातआाा मा. या. मूहइ-ग्गाहन्नाहानााा...................ु..... >--न................... .... 
जा. ०० न.» |न |म.- . नह" क. 


"ना. जा "शा न |... ७ नम नम. का करा -ग गन -- ता क....---.... आरा .ताााा.0क्‍..ध.. मा 


क्त, पुक्‌| क्रमबद्ध, निश्चित आदि, वाच्‌--क्ु० 
+५|६८ ॥। " 
व्यवस्थित (भू०क०क्ृ०) [वि--अव--स्था-| क्त | . क्रम 
में रकखा हुआ, समंजित, क्रमविन्यस्त 2. निद्चित, 
स्थिर--कि व्यवस्थितविषया: क्षात्रधर्मा:--उत्तर ० ५ 
3. फ़ेसला किया गया, निर्धारित, क़ानून द्वारा धोषित 
4. एक ओर रकक्‍खा हुआ, वियक्त 5. निकाला हुआ 
( रस आदि) 6. आधारित, अवरूम्बित। सम० 
| ““विभाषा निवर्चित इच्छा । 
व्यवस्थिति दे० “व्यवस्थान' । 
व्यवहत (पुं०) [वि--अव--ह-+तच्‌ | 4. किसी व्यवसाय 
का प्रबंधकर्ता 2. नालिश करने वाला, अभियोक्‍ता, 
वादी या मुहई 3. न्यायाधीश 4. साथी, संगी । 


व्यवहार: [वि+अव-+-ह+घज्य ] 4. आचरण, बर्ताव, 
कम 2. मामला, व्यवसाय, काम 3. पेशा, धंघा 
4. लेनदेन, काम-काज 5. वाणिज्य, तिजारत, सौदा- 
गरी 6. रुपये पंसे का लेनदेन, सूदखोरी 7. प्रचलन, 
प्रथा, दस्तूर, रिवाज 8. संबन्ध, मेलजोल-- पंच ० 
१॥७९ 9. न्यायालयी या अदालती कार्यविधि, किसी 
अभियोग या मामले की छान-बीन, न्याय प्रशासन : 
--व्यवहारस्तमाह्ययति, अल लज्जया व्यवहारस्त्वां 
पृचछति-- मृच्छ ० ९ 0. क़ाननी झगड़ा, अभियोग, 
नालिश, क़ानूनी मृक़दमा, मुकदमेबाज़ी, -- व्यवहारोअयं 
चारुदत्तमवलम्बते, इति लिख्यतां व्यवहारस्य प्रथम: 
पाद:, केन सह मम व्यवहा रः- मुच्छ ० ९, रघु० १७। 
२९ . कानूनी कार्यविधि का शीषंक, मुक़दमेबाजी 
का अवसर । सम०--अडगस्‌ दीवानी और फ़ौजदारी 
कानूनों का समू्‌ ह,.- अभिशस्त (वि०) अभियोजित, 
दोषारोपित,-आसनम्‌ न्‍्यायाधिकरण. न्‍्यायासन-रघु ० 
८।१८, ज्ञः . जो व्यवसाय को समझता है 
2. वयस्क युवा, बालिग, 3. जो न्यायालूयीय का्यं- 


विधि से परिचित हो,--तन्त्रम्‌ आचरणक्रम, मा०४, 
-“दर्शनम्‌ जांच, न्यायिक जांच-पड़ताल,-- पदम्‌ 
व्यवहार विषय,---पादः . कानूनी कार्यवाही की चार 
अवस्थाओं में से कोई सी एक 2. चौथी अवस्था 
अर्थात्‌ नि्णययपाद जिसमें व्यवस्था या फ़ैसला बतलाया 
गया हूँ,. सातका . क़ानूनी प्रक्रिया 2. न्‍्यायप्रशासन 
या न्यायालयों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाला कोई 
भी कर्म या विषय, (इसके तीस शीर्षक गिनाये गये 
हैं ),-विधिः क़ानून का निथम, विधिसंहिता, - विषय: 
( इसी प्रकार-पदम्‌--सा्ग,--स्थानम्‌ ) क़ाननी कार्य॑- 
विधि का शीषक या विषय, ऐसी बात जिसमें कानूनी 
कार्यवाही करनी चाहिए, वादयोग्य विषय (यह 
विषय अठारह हैं, इनके नामों की जानकारी के लिए 
दे० मनु० ८४-७) । 


( ९८८ ) 


वठ्यवहारकः: [ वि+अव--ह+प्वुल ] विक्रेता, व्यापारी, 
सोदागर । 

व्यवहारिक (वि०) (स्त्री ०-का,-को) [व्यवहार--ठन | 
, व्यवसाय सम्बन्धी 2. व्यवसाय में लगा हुआ 
अम्यासप्राप्त 3. न्‍्यायालयसंबंधी, क़ाननी 4. मक़दमे- 
बाज़ 5. प्रचलित, रूढ़ या प्रथानुसार । 

व्यवहारिका | वि+-अव-ह+ ण्वुल--टाप्‌ , 
. रिवाज, प्रथा 2. झाड़ू 3. इंगदी का वृक्ष । 

व्यवहारिन्‌ ( वि० ) [व्यवहार--इनि] . व्यवसायी, 
कर्मशील, अम्यासपरायण 2. अभियोग में व्यस्त, 
मुकदमेबाज' 3. चिरप्रचलित, प्रथानूसार । 

ह्यवहित (भू० क० कृ० )|वि--अव-+घा-+-क्‍त | 4. अलग 
अलग रक्‍खा हे 2. किसी अन्तःक्षिप्त वस्तु के 
कारण वियक्‍त गया--शि० २।८५ 3. बाधित, 
रोका गया, अवरुद्ध, अड़चन से यक्‍त 4. दृष्टि से 
ओझल, छिपाया हुआ, गुप्त 5. जिसका निरन्तर 
सम्बन्ध न हो 6. किया गया, सम्पन्न 7. भूला हुआ 
छोड़ा हुआ 8. आगे बढ़ा हुआ, आगे निकला हुआ 
9, विपक्षी, विरोधी । 


व्यवहृत्रि: (स्त्री०)) [वि+अव-|-ह +- क्तिन ] . अभ्यास, 
प्रक्रिया 2. कर्म, सम्पादन । 

व्यवाय: [व--अव--अय --अच्‌ ] 4. वियोजन, विश्लेषण 
(अवयवों का) पृथक्करण 2. विघटन 3. आवरण, 
छिपाव 4. हस्तक्षेप, अन्तराल -- अटकुप्वाडइन मृव्यवा- 
येषपि 5. अडचन, रुकावट 6. मथन, सम्भोग 7. पवित्रता 
--यम््‌ दीप्ति, आभा । 

व्यवायिन ( पु० ) व्यवाय -- इनि] 4. क्िलासी, स्वेच्छा- 
चारी 2. कामोह्रीपक, वाजीकरण । 

व्यवेत (भू० क० कृ०) [वि+-अव--इ+क्त] 4. वियो 
जित, विहिलष्ट 2. भिन्न । 

व्यष्टि (स्त्री०)) [वि+अशू-्तिन] 
एकाकीपन 2. बितरणशील फेलाव 3. (वेदान्त० में) 
समष्टि को उसके प्थक-पथक अवयवों के रूप में 
देखना, एक अंश (विप० सम्रष्टि ) 


व्यसनम्‌ [वि-- अस-+ल्यूट | . फेंक देना, दूर कर देना 
वियोजन, विभाजन 3. उल्लंघन, व्यतिक्रमण 4. हानि 
विनाश, पराजय, पतन, दोष, दुर्बंलपक्ष अमात्य- 
व्यसनम--पंच ० ३, स्वबलब्यसने-कि० १३१५ 
( के ) विपत्ति, दुर्भाग्या दुख; अनिष्ट, संकट 
अभाग्य-अज्ञातभतु्‌ व्यसना मुह्॒त क्रतोपकारेव रतिबंभूव 
-कु० ३।७३, ४॥३०, रघु० १२५७ (ख) आप- 
त्काल, आवश्यकता-स सुहृद व्यसने यः स्यात्‌ --पंच ० 
१।३२७ आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र रहे वही 
मभि हूं 6. (सूयं आदि का) अस्त होना- तेजोद- 
यस्य यूगपद्‌ व्यसनोंदयाम्यामू श० ४१, (यहाँ 


इत्वम्‌] 


4. वेयक्तिकता, 


'व्यसन' का अर्थ 'पतन' भी हूँ) 7. दुव्यंसन, बुरी 
लत, बुरी आदत- मिथ्यव व्यसनं वदति मृगयामीदृग 
विनोद: कुत:ः:--श० ४५, रघ० १८।१४, याज्ञ० 
१३०९ (इस प्रकार के दुव्यसत दस बताये गय हैं 
मन ० ७।४७-८) समानशीलव्यसनंष सर्यं--सुभा ० 
8. संलग्नता, जुट जाना, परिश्रमपृ्वक आसक्ति 
-“विद्यायां व्यसन --भर्तृ॑० २।६२-३ 9. बहुत ज्यादा 
आद॑। होना 0. जम, पाप 4!. दण्ड 2, अयोग्यता 
अक्षमता 3. निष्फल प्रयत्न 44, हवा, वाय । सम० 
-- अतिभारः भारी अनथ या संकट- -रघ० १४६८ 
-  अन्वित,--आतं, - पीडित (वि० ) संकटग्रस्त, दुःख 
मे॑ फंसा हुआ । 

व्यसनिन्‌ (वि०) [व्यसन---इनि] . किसी दुव्यंसत मं 
ग्रस्त, दुश्चरित्र 2. अभागा, भाग्यहीन 3. किसी काय 
में अत्यन्त संखग्न (प्रायः समास मं) । 


व्यसु (वि०) [विगता: असवः प्राणा: यस्य--प्रा० ब० | 
निर्जीव, मृतक - शि० २०।३ । 
व्यस्त (भू० क० कृ० ) [वि--अस्‌ --क्त | . डाला हुआ 
फेंका हुआ, उछाहा हुआ--मा० ५॥२३ 2. तितर- 
बितर किया हुआ, बिखेरा हुआ- उत्तर० ५।१४ 
हटाया हुआ, दूर फेका हुआ 4. वियकत, विभक्‍त 
अलगाया हुआ-विक्रम० ५१२३ 5. पृथक रूप से 
विचारित, एक एक करके ग्रहण-कि पुनव्य॑स्ते:-उत्त र० 
५, तदस्ति कि व्यस्तमपि ब्रिलोचने--कु० ५॥७२ 
6. सरल, समासरहित (शब्द आदि) 7. बहुविध, 
8. हटाया गया, निकाला गया 9. विक्ष॒ब्ध, कष्टमय, 
अव्यवस्थित 0. क्रमरहित, भग्नक्रम, विश्वेंखलित 
. उलटाया हुआ, उलट-पुलट किया हुआ 2. विप- 
यास (अनुपात आदि) । 


व्यस्तारः (पूं०) हाथी के गंडस्थलों से मद का निकलना । 

व्याकरणभ्‌ | व्यात्रियन्ते व्यत्पायन्ते शब्दा: येन-वि-|-आ 
+कऊ+ल्यूट्‌ | 4. विग्रह, विश्लेषण 2. व्याकरण 
सम्बन्धी शब्द-पृथक्क रण-प्रक्रिया, छः वेदांगों में से 
एक, व्याकरण--सिहो व्याकरणस्यथ कतंरहरत्प्राणान 
प्रियान्‌ पाणिनेट--पंच० २।३३ । 

व्याकारः: | वि-+-आ+ कू+घऊ ]. रूपात्तरण, रूप- 
परिवर्तन 2. विरूफता । 

बव्याकोणं (भू० क० कृ०) [| वि+आ+कृ+कक्‍्त |] 
. बिखेरा हुआ, इधर उघर फेंका हुआ 2. अस्तव्यस्त 
किया हुआ 

व्याकुल (वि०) [ विशेषेण आकुल:-प्रा ० स० ]. विक्ष्‌ब्ध 
विस्मित, घबराया हुआ, किंकर्तव्य विमढ़, शोक- 
व्याकुल, बाष्प” 2. आतंकित, उहिग्न, भयभीत 

वृष्टिब्याकुलगोकुल गीत० ४ 3. भरापूरा, घिरा 

हुआ 4. संलग्त, व्यस्त - आलोके ते निपतति पुरा सा 


( ९८९ ) 


बलिव्याकुला वा--मेघ० ८५ 5. दमकने वाला, इधर 
उधर हिलजुल करने वाला--उत्तर० ह३ेै।४३ । 

व्याकुलित (वि०) [ वि+-आ+-+-कुरल-+क्त ] विक्षब्ध 
हतब॒द्धि, घबराया हुआ, उद्विग्न आदि । 

व्याकृतिः (स्त्री०) [ विशिष्टा आकति:-प्रा० स० ] जाल- 
साजी, छद्मयवेश, धोखा । 

व्याकुंत (भू० क० कृ०) [ वि+आ+-$#-कक्‍्त | 
. विश्लिष्ट, वियक्त 2. व्याख्यात, स्पष्ट किया गया 

कृत, व्याकृष्ट, बिगराड़ा हुआ, विरूपित । 

व्याकृति: (स्त्री०) [ वि+-आ+-+#-+क्तिन | . विग्रह 
2. विश्लेषण, व्याख्या 3. रूप परिवतन, विकास 
4. व्याकरण । 

व्याक्रोश (ष) (वि०) [ वि-+-आ-+-क्रश्‌ (ष)-+-अच |] 
, फूलाया हुआ, प्रफुल्लित, पुष्पित, मुकुलित--व्या- 
क्रोशकोकनदतां दधते नलिन्य:ः-शि० ४।४६ 2. विकसित 
“भत्‌ृ० ३।१७। 

व्याक्षेपः [ वि+आ-|-क्षिप+-धञ्ज ] 4. इधर उधर 
उछालना 2. अवरोध, रुकावट 3. विलम्ब--अब्या- 
क्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌--रघु० 
१०।६ 4, उलझन । 

व्यात्या [ वि--आ-+खझ्या--अछू--टाप | !. वत्तान्त 
वर्णन 2. स्पष्टीकरण, विवृति, टीका, भाष्य । 

व्यास्यात | वि--आ-+ख्या-क्त ] !. कथित, वर्णित 
2. स्पष्टीकृत, विवत, टीकायक्त । 

व्याख्यात्‌ (पु०) [ वि--आ--रू्या--तच्‌ ] व्याख्याकार 
भाष्यकार । 

व्यास्यानम्‌ [ वि-/+आ-+खझुया --ल्यटू | !. संसूचन, वर्णन 
2. भाषण, वक्‍तृता 3. स्पष्टीकरण, विव॒ति, अर्थकरण 
टीका । 

व्याघटूनम्‌ [ वि--आ-- घट --ल्यूट ] !. बिलोना, मथना 
2. रगड़ना, घषण । 


व्याधातः: [ वि--- आ--हन-|- क्त | . रगड़्ना 2. थप्पड़ 
प्रहार 3. विध्न, रुकावट 4. वचन विरोध 5. ए 
अलंकार जिसमें परस्पर विरोधी फल एक ही कारण 
से उत्पन्न दिखाय जाते हैं, मम्मद इसकी परिभाषा 
निम्नांकित करता हँं--तद्यथा साधितं केनाप्यपरेण 
तदन्यथा । तथव यद्विधीयत स व्याघात इति स्मतः ॥। 
काव्य० १०, उदा० दे० विद्ध० १।२, या विख्पाक्ष 
के नीचे दिया गया उद्धरण । 

व्याध्र: | व्याजिश्रति-वि-|-आ-- प्रा +क ] 7 


बाघ 


चीता 2. (समास के अन्त में) सर्वोत्तम, प्रमख, मुख्य 
“जैसा कि नरव्याप्र या पुरुषव्याप्र में 3. लालरंग 
का एरड का पोधा,--श्ली मादा चीता--व्या प्रीव 
तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती --भतूं० ३३१०९ । सम० 
खवम 


-“अठः चातक पक्षी ,---आस्यः बिलाव, * नखः, 


. बाघ का पंजा 2. एक प्रकार का गन्धद्र॒व्य 
3. खरोंच, नखक्षत,---नायकः गीदड़ । 

व्याजः [ व्यजति यथार्थव्यवहारात्‌ अपगच्छति अनंन--वि 
+अज्‌ +-घजञ ] !. धोखा, चाल, छल, जालसाजी 
2, कला कौशल - अव्याज मनोहर वपु: --श० ११८ 
'स्वाभाविक रूप से प्रिय” 3. बहाना, व्यपदेश, आभास 
- ध्यानव्याजमपेत्य---नाग ० ११, रघ० ४ै।२५, ५८ 
१०।६६, ११।६६ 4. यक्ति, चाल, क्टयक्ति -व्या- 
जाधंसन्दशितमेखलानि-रघ० १३।४२। सम०-उक्ति 
(स्त्री०) एक अलड्ूार जिसमें किसी कारण के 
स्पष्ट फल का जानबूझ कर कोई दूसरा कारण बताया 
जाता हैं, जहाँ वास्तविक भावना को कोई दूसरा 
कारण बताकर छिपा लिया जाता हँ- दे० काव्य० 
१० व्याजोक्ति के नीचे 2. परोक्ष सद्धृत, व्यंग्योक्ति, 
--निन्‍्दा छल या कपट से की गई निनन्‍्दा, - सुप्त 
(वि०) झूठमठ सोया हुआ,--स्वुतिः (स्त्री०) अंग्रेजी 
के आइरनी' (/0:,५) से मिलता जुलता एक 
अलद्भार जिसमें व्यक्त की गई प्रशंसा से निनन्‍्दा 
तथा प्रत्यक्ष निन्‍्दा से स्तुति उपलक्षित होती हँ-व्याज- 
स्‍्तुतिर्मखे निन्‍्दा स्तुतिर्वा हढिस्यथा--काव्य ० १० । 


व्याडः [वि-|/ - आ--अड--अच | 4. मांस भक्षी जानवर, 
जसे कि चीता, शर आदि 2. बदमाश, गुण्डा 3. साँप 
4. इन्द्र तु० व्याल । 
व्याडिः (पूं०) एक प्रसिद्ध वयाकरण। 
उ्यात्त (भू० कृ० कृ० ) । वि +-ओआ-दा-+क | विव॒त, 
फंलाया गया, फुलाया गया । 
व्यात्यक्षी |वि|-आ +अति--उक्ष्‌ +-णिच्‌-- अञझ_+-डीष्‌ | 
जलविहार, जलूक्रीडा । 
व्यादानस [वि|-आ-दा-+-ल्‍ल्यट्‌ | खोलना, उद्घाटन । 
व्यादिज्ष: [विशेषेण आदिशति स्वे स्वे कर्मणि नियोजयति 
--वि-|आ-+-दिश --क] विष्ण का विशेषण । 
व्याधः [व्यध-ण] 4. शिकारी, बहेलिया (जाति से या 
पेश के कारण) 2. दुष्ट मनुष्य, अधम पुरुष । सम० 
- >-भीतः हरिण । 
व्याधाम:, व्याधावः [ व्याघ--अम्‌ --णिच्‌ --अच्‌ | इन्द्र 
का वज्न । 
व्याधि: [ वि-आ--धा--कि | !. बीमारी, रोग, रुजा 
अस्वस्थता (प्रायः शारीरिक--विप० आधि अर्थात्‌ 
मानसिक रोग दुःख, चिन्ता आदि)-रिपुरुन्नतधी रचेतस 
सततव्याधिरनीतिरस्तु ते -शि० १६।११ (यहाँ 
व्याधि! का अर्थ आआधि से मकक्‍त' भी है) तु० आधि 
2. कोढ़। सम० - कर (वि० ) अस्वास्थ्यकर,---्रस्त 
(वि०) रोगाक़ान्त, बीमार । 
व्याधित (वि०) [ व्याधि: सञ्जातो&$स्य - इतच्‌ ] रोगा- 
क्रान्त, बीमार । 


( ९९० ) 


व्याधत (भू० क० कृ०) [वि--आ--घ्‌--क्त | झंझोड़ा 
हुआ, काॉँपता हुआ, थरथराता हुआ । 
व्यानः [व्यानिति सर्वशरीरं व्याप्नोति -वि---आ--अन 
-+अच | शरीरस्थ पाँच प्राणों में से एक जो समस्त 
दरीर म व्याप्त ह । 
व्यानतम्‌ [ वि|आ-नम्‌ -+क्त ] मंथन का एक विशेष 
प्रकार, रतिबन्ध । 
व्यापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [विशेषेण आप्नोति वि 
+आप+-+पण्वल| . फला हुआ, बहुग्राही, प्रसारी 
विस्तृत रूप से फलने वाला, सर्वतोमखी --तियंगध्वं- 
मधस्ताच्च व्यापको महिमा हरेः--कु० ६।७१ 
2. नितान्‍्त सहवर्ती,-कः नितान्त सहवर्ती या अर्न्तहित 
विशेषण, कम नितान्‍्त सहवर्ती या अन्तहित गण । 
व्यापत्ति: (स्त्री०) [वि+-आ--पद-- क्तिन्‌] 4. बर्बादी 
संकट, दूर्भाग्य-मनु ० ६।२० 
“ रघु० १२५६ । 
व्यापद्‌ (स्त्री०) [ वै+-आ-+-पद --पिवप्‌ ) . सड्डूट, 
अं भाग्य, भतें० ३।१०५ 2. रोग 3. विश्वद्धलता 
वक्षेप 4. मत्य, निघन । 
व्यापनम [ वि+आप-+-ल्यट ] फंलना, पंठना, सवंत्र फल 
जाना । 
व्यापन्न (भू० क० कृ० ) |वि-+-आ--पद्‌ --क्त ] . दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बर्बाद 2. विफल, उलट गया (गर्भस्नाव हो 
गया) 3. चोट लगा हुआ, घायल 4. मत, उपरत, 
मरा हुआ ज॑ंसा कि “अव्यापन्न में 5. बविश्षिप्त, 
विकृत 6. स्थानापन्न, परिवतित । 
व्यापाद:, व्यापादनम | वि-|-आ--पद -- णिच --घञा 
ल्यट्‌ वा ] . हत्या, वध 2, बर्बादी, विनाश 3. दुर्भा 
वना, ६ष । 
व्यापादित (भू० क० कृ०) [वि+आ--पद्‌--णिच --कत | 
4. वध किया हुआ, क़तल किया हुआ, विनष्ट किया 
हुआ 2. बर्बाद, घायल, चौटिल । 
व्यापार: [वि-+-आ-+-प्‌+घछा | 4. नियोजन, संलग्नता, 
व्यवसाय, धन्धा ---ततः: प्रविशति यथोक्‍तव्यापारा 
शकुन्तत्ा श० १, कु० २५४ 2. प्रयोग, काम 
--मु० २।४ 3. पेशा, वाणिज्य, व्यवसाय, काये 
>यथा ' शस्त्रव्यापार में 4. कम है क्रिया, निष्पादन 
5. कार्यपद्धति, प्रक्रिया, कृत्य, प्रभाव-(ब्रतं) व्यापार- 
रोधि मदनस्य निर्षवितव्यम --श ० १।२७, तस्थानमेने 
भगवान विमन्यव्यपापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌ कु० 
७।९३, विक्रम० ३।१७ 6, ऊपर रक्‍खा जाने वाला 
-- मालवि० ४, १४ 7. उद्योग, प्रथत्न--आर्य प्य- 
उन्धती तत्र व्यापारं कतमहेति -कु० ६।३२, 'उस 
दिशा में कार्य करन के लिए प्रसन्न होंगी! (व्यापारं 


कू . भाग लेना 2. प्रभाव डालना 3. हाथ डालना : 


सस्‍्थानापन्नता 3. मृत्यु 


-जसा कि “अव्यापारेष व्यापारं यो नर: कर्तुमिच्छति 
. पंच० १२१) । 

व्यापारित (भू० क० कृ०) [वि--आ--प-णिच्‌ --क्त | 
, काम पर लगाया हुआ, स्थापित, नियोजित, नियुक्त 
--रघु० २।३८ 2. रक्‍्खा हुआ, निश्चित, जमाया 
हुआ वेणी० ३।१९ | 

व्याप।रिन (पुं०) [व्यापार-- इनि] 4. विक्रेता, व्यापार 
करने वाला 2. व्यवसायी । 

व्यापिन्‌ (व०) [ वि--आप--णिनि ] 4. व्याप्त होने 
वाला, अपूर्ण करने वाला, अधिकार करने वाला 
(समास के अन्त में) 2. सर्वव्यापक, सहविस्तृत, 
नितान्त सहवर्ती 3. आवरक ([पुं०) विष्णु का 
विशेषण । 

व्यापृत (भू० क० कृ०) [ वि--आपुृ--क्त | 4. काम में 
लगा हुआ, व्यस्त, नियोजित (अधि० के साथ) 
2. स्थापित, स्थिर किया हुआ-(पुं०) कमंचारी, 
मन्त्री । 

व्यापृतिः (स्त्री०) [व्याप्‌ृ--क्तिन] 4. काम में लगाना 
व्यस्त करना, व्यवसाय स्वसस्‍्वव्यापतिमग्नमानसतया 
“ भामि० १।५७ 2. प्रकाये, कम 3. चेष्टा 4. पेशा, 
व्यवसाय दे० “व्यापार । 

व्याप्त (भू० क० कृ०) [वि-+-आप्‌ --क्‍्त] 4. चारों ओर 
फंला हुआ, पठा हुआ, व्यापक, विस्तार किया हुआ, 
आच्छादित, ढका हुआ 2, व्यापक, सर्वत्र फला हुआ 
3. भरा हुआ, पूर्ण 4. चारों ओर से लपेटा हुआ 
घिरा हुआ 5. स्थापित, जमाया हुआ 6. प्राप्त किया 
हुआ, अधिकृत 7. समझा हुआ, सम्मिलित 8. नितांत 
संसकत (तक० में) 9. प्रसिद्ध, विख्यात 0, फूलाया 
हुआ, बिछाया हुआ । 


व्याप्ति: (स्त्री०) [वि--आप्‌ --क्तिन्‌] [. प्रसार, फलाव 
2. (तक० में) विश्वतः फलाव, नितांत सहवतिता 
किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से 
मिला होना-यत्र-यत्र धमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचय 
नियमो. व्याप्तिः--तक ० 3. सावंजनिक नियम, 
विश्वव्यापकता 4. पूर्णता 5. प्राप्ति। सम» ग्रहः 
सावंजनिक सहवरतिता का बोध, ज्ञानम सार्वजनिक 
सहवरतिता की जानकारी 

व्याप्य (वि०) |[वि--आपू-ण्यत्‌) व्यापकता के योग्य 
भरे जाने के योग्य, प्यम (तकं० में) अनुमान 
प्रक्रि] का चिह्न (--हेतु, साधन) । 

व्याप्यत्वम्‌ [व्याप्य--त्व| नित्यता । सम० असिद्धि: 
(स्त्री०) अघूरी अटकल, अपूर्ण अनमान । 

व्याम्यक्षो >-व्यात्यक्षी (दे०) 

ठयासः-व्यामनम [वि--/-आ--अम्‌+घछञ्ा , ल्यट वा] एक 
माप क्शिष, जब दोनों हाथ पूर्ण रूप से दोनों ओर 


( ९९१ ) 


फंलाये हों तो हाथों की अंगुलियों के कोरों के बीच 
की दूरी । 

व्यामिश्र (वि०) [वि+आ+-+भिश्र+अच्‌] मिला हुआ 
मिश्रित, गडड-मड्ड किया हुआ । 

व्यासोहः [वि+आ+-+मह +घजञा | ॥. प्रणयोन्माद 
2. व्याकुलता, परेशानी, बेचेनी कंसस्यालमभज्जितं 
जितमिति व्यामोहकोलाहल: - गीत० १०, काव्या० 
२।१०१ | कं 

व्यायत (भू० क० कृ०) [वि+आ-+यम्‌--क्त] 
]. लम्बा, विस्तत --यवा यगव्यायतबाहुरंसल:---रघ्‌ ० 
३।३४ 2. फुलाया हुआ, खुला हुआ 3. जिसने व्यायाम 
किया है, अनशिष्ट 4. व्यस्त, काम में लगा हुआ 
अधिकृत 5. कठोर, दृढ़ 6. मजबूत, गहन, अत्यधिक 
7. ताकतवर, शक्तिशाली 8. गहरा कु० ५।५४ । 

ल्गबतत्वम्‌ [व्यायत-+त्व] पुदठों का विकास शण 
२।४ । 

व्यायाम: [वि--आ-+यम्‌-- धरा |] 7. बिस्तार करना 
फलाना 2. कसरत, शारीरिक व्यायाभों का अभ्यास 
>+शि० २।९४ 3, थकान, श्रम +* प्रयत्न, चंष्टा 
5. वाग्यद्ध, संघ्य 6, दूरी की माप विशेष (>>व्याम 
दे०) । क्‍ 

व्यायासिक (वि०) (स्त्री० -की) [व्यायाम--ठक | 
मल्लविद्या-विषयक, शारीरिक कसरत संबंधी । 

व्यायोग: [वि---आ+यज्‌ --घरा ] नाटयसाहित्य में एक 

. प्रकार का एकांकी नाटक, सा० द० ५१४ पर इसको 

निम्न परिभाषा दी गई हे-खझूयातेतिवत्तों व्यायोग 

स्वल्पस्त्रीजनसंय त:। हीनो गरभविमर्षाम्यां नरबहु 

भिराश्चित:। एकांकश्च भवेदस्त्रीनिमित्तसम रोदय: । 

कंशिकीवत्ति रहितः प्रस्यातस्तत्र नायक: । राजषिरथ 


दिव्यो वा भवेद्धीरोदड़्तश्च सः । हास्यश्वृडगारशान्तेम्य 


इतरे उत्राइगिनो रसा: | 

ठ्याल 2 हि [वि-|-आ-- अल --अच्‌ ] . दृष्ट, दुव्यंसनी 
-6 यन्तृभिरुन्मदिष्णयव:--शि० १२।२८, यंता 
गज व्यालमिवापराद्ध--कि० १७।२५ 2. ब्रा, 
पापिष्ठ 3. ऋर, भीषण, बबरे कि० १३॥।४, रू: 
, खूनी हाथी व्यालं बालमृुणालतन्तुभिरसों रोदुधू 
समज्जम्भते भतं० २१६ 2. शिकार का जानवर 
3. साँप-हि० ३॥।२९ ४, बाघ, - मा० ३।५ 5. चीता 
6. राजा 7. ठग, धदमाश 8. विष्ण । सम० - खड्ड:, 
>-नखः एक प्रकार की बूटी,- ग्राहः, - ग्राहिन 
(पूं०) सपेरा,-मुगः . जंगली जानवर 2. शिकारी 
चीता, रूप: शिव का विशेषण । 

व्यालक:ः [व्याल |-कन | दुष्ट या खूनी हाथी । 

व्यालम्ब:ः [विशेषेण आलम्बते वि--आ-लम्ब्‌--अच्‌ ] 
एक प्रकार का एरंड का पोघा । 


व्यालोल (वि०) [वि+आ++लोड-अच, डस्यथल: | 
. कांपने वाला, थरथ राने वाला 2. अव्यवस्थित, अस्त- 
व्यस्त व्यालोल: केशपाश: गीत० ११ | 

व्यावकलनम्‌ [वि आ--अव--कल --ल्यूट | घटाना । 

व्यावक्रोशी, व्यावभाषी [वि-+आ--अव-क्श्‌ (भाष ) 
+णिच्‌-- अञझ +डीप] परस्पर दुवेचन कहना 
आपस की गालीगलौज । 

व्यावत: [वि+आ+वत्‌+घछजा |] . घरना, लपेटना 
2, कान्ति, भ्रमण, चक्कर खाना 3. फटी हुई अर्थात्‌ 
आगे को निकली हुई नाभि । 

व्यावतंक (वि०) (स्त्री०--तिका) |वि--आ-+-वृत्‌ 
-+णिच्‌-+ ण्वल | 4. लपेटन वाला, घरा डालने वाला 
2. निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला, वियक्त 
करने वाला 3. मडन वाला 4. मोड़ खान वाला । 

व्यावतनम्‌ [वि+आ+वत- ल्यूट | 4. घेरना, लपैटना 
2. घमना, मडना चक्‍करखाना कि० ५।३० 
3, रस्सी आदि का गोल लपेट, पटटी । 

व्यावल्गित (भू० क० कृ०) [वि-+-आ -+-वल्ग्‌ +क्त ] 

“पसीजा हुआ, द्रवित, विक्ष्‌ब्ध । 

व्यावहारिक (वि०) ट((्त्री०-कौ) [_व्यवहार-+-ठक्‌ | 
. व्यवसाय संबंधी, प्रयोगात्मक 2. कानूनी, वध 3 
प्रथागत, प्रचलित 4. भ्रमात्मक-तु० प्रातिभासिक,-क 
परामशंदाता, मंत्री । 


व्यावहारी [वि--आ-अव+ह + णिच्‌ +अझ _+झहीप्‌ | 
पारस्परिक बंधन, लेन देन । 


प्यायहहासी | वि+आ--अव+ हस्‌ +-णिच्‌-- अञझ_+ 
डीप्‌ | पारस्परिक अवज्ञा, एक दूसरे को हंसी 
उड़ाना । 


व्यावत्ति: (स्त्री०)) [ वि|-आ--वत्‌ +- क्तिन्‌_ ] 4. आव- 
रण, परदा डालना 2. निकाल देना, निष्कासन । 

व्यावत्त (भू० क० कृ०) [ वि+आ-+वृत्‌ +कक्‍्त ] 
. हटाया हुआ, वापिस लिया हुआ - -व्यावत्ता यत्पर- 
स्वेम्य: श्रता तस्करता स्थिता- रघ० १।२१, 
विक्रम० १।९ 2. वियक्त किया गया, अलग हटाया 
हुआ 3. निकाला हुआ, एक ओर रक्‍्खा हुआ 4 
चक्कर खाया हुआ, मड़ा हुआ 5. लपेटा हुआ, घिरा 
हुआ 6. रुका हुआ, उपरत--कु ० २।६५ 7. फाड़कर 
टुकड़े टकड़े किया हुआ । 

व्यास: | वि+अस--घजठा ] . वितरण, विभाजन 2 
समास का विग्रह या विश्लेषण 3. अलगाव, पथक्‍्ता 
4. प्रसार, फलाव 5. अज , चौड़ाई 6. वृत्त का व्यास 
7. उच्चारणदोष 8. व्यवस्था, संकलन 9. व्यवस्थापक, 
संकलयिता 40. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह परा- 
शर का पुत्र था, सत्यवती इसको माता थी) (सत्य- 
वती का शन्‍्तन के साथ धिवाह होने से पृवं इसका 


( ९९२ ) 


जन्म हुआ था) और जन्म होते ही यह बन में चला 
गया । जहाँ यह वानप्रस्थ होकर घोर तपस्साधना में 
लीन रहा जब तक कि इसकी माता सत्यवती ने अपने 
पत्र विचित्रवीयं की विघवा पत्नियों में सन्तान उत्पन्न 
करने के लिए इसे नहीं बुलाया। इस प्रकार यह 
पाण्ड, धृतराष्ट्र और विदुर का पिता था। पहले 
पहले यह रंग का काला होने तथा एक द्वीप पर 
सत्यवती से जन्म लेने के कारण 'क़ृष्णद्पायन' कहलाया, 
परन्तु बाद में इसका नाम व्यास पड़ा क्‍यों कि इसने 
ही वेदों के मन्त्रों को क्रमबद्ध कर क्तेमान रूप दिया । 
“विव्यास वेदान्यस्मात्स तस्मादुव्यासः इतिस्मतः । 
ऐसा विश्वासकिया जाता है कि इसी ने महाभारत 
की रचना कर उसे गणपति द्वारा लेखबद्ध करवाया । 
अठारह पुराणों तथा ब्रह्मसत्रों का रचयिता भी इसी 
को माना जाता हूँ, यह सात चिरजीवियों में से एक 
हैं तु० 'चिरजीविन्‌ ) . वह ब्राह्मण जो सावंजनिक 
रूप से पुराणों की कथा करता हू । 
व्यासक्त (भु० क० क्ृ०) [| वि+आ--सञ्ज्‌ -कक्‍त |] 
, जो दृढ़ता पृवंक डटा रहे 2. जुडा हुआ, लगा 
हुआ, तुला हुआ व्यस्त, (अधि० के साथ ) 3. नियृक्‍त, 
पृथक किया हुआ, अरूग किया हुआ 4. परेशान, 
व्याकुल, घबड़ाया हुआ । 
व्यासडू: [वि--आ-+सजञ्ज्‌-घज्म ] . सटा होना, 
डट रहना, तुला रहना 2. एकनिष्ठता, भक्ति-भामि ० 
१।७९ 3. सपरिश्रम अध्ययन 4. ध्यान 5. पृथक्ता, 
संयोग । 
व्यासिद्ध ( भू० क० कृ०) [ वि-+आ-+-सिध--कक्‍त |] 
. प्रतिषिद्ध, वर्जित 2. निषिद्धपण्य, चोरी का 
माल । 
व्याहृत (भ० क० कृ०) [वि-+आ-+हन्‌+क्त ] 7. 
अवरुद्ध, रोका हुआ 2. हटाया हुआ, पीछे ढकेला हुआ 
3. विफल किया हुआ, निराश --शि० र३।४० 4. 
व्याकुल, घबड़ाया हुआ, आतंकित । सम० -अयथंता 
रचना का एक दोष -दे० काव्य० ७ | 


व्याहरणम्‌ [ वि--आ-+ह+ल्यूट्‌ ] . बोलना, उच्चा- 
रण करना 2. भाषण, वर्णन । 

व्याहारः [ वि--आ--ह+घजा ] 4. भाषण, बोलना, 
वचन --उत्तर ० ४॥१८, ५।२९ 2. आवाज, स्वर, 
घ्वनि -मालवि० ५१ । 

व्याहृत ( भू० क० कृ०) [ वि-|आ-+ह+क्त ] कहां 
हुआ, बोला हुआ, उच्चारण किया हुआ । 

व्याहृति: (स्त्री० ) [ वि+-आ-+ह + ज़्तिनू | ॥. उच्चा- 
रण, भाषण, वचन न हीश्वरव्याहृतय: कदाचित्पु- 


एणन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌--कु० २।६० 2. वक्तव्य, 
अभिव्यक्ति-भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुति परमेष्ठिन: 


--रघु० १०।३३ 3. सन्ध्या करते समय प्रतिदिन 
प्रत्येक ब्राह्मण द्वारा उच्चारित ईश्वर परक शब्द 
विशेष (यह व्याहृतियाँ तीन हँं->-भूर, भुवस, तथा 
स्वर जिनका ओर३म' के परचात उच्चारण किया 
जाता हे, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार व्याहृतियाँ 

... गिनती में सात हैं) । 

व्यच्छित्ति: (स्त्री० ), व्यच्छेदः [बि--उत्‌ -- छिद्‌ -- क्तिन्‌, 
घज्म वा ] काट डालना, उन्मूलन, पूर्ण विनाश । 

व्यत्कमकः [वि+उत्‌--क्रम--घव्य_] ॥4. अतिक्रमण, 
विचलन 2. उलटा क्रम, वपरीत्य 3. अव्यवस्था, 
गड्बड़ी । 

व्यूत्कान्त (भू० क० कृ०) [वि--उत्‌--क्रम-+ क्‍्त ] 
4. अतिकान्त, उल्लंघन किया गया 2. जो बिदा हो 
गया हो, छोड़कर चला गया हो, बीत गया हो । 

व्युत्यानम्‌ व्युत्यिति: (स्त्री०) [वि--उ+स्था-+ल्‍ल्यट, 
क्तिन्‌वा | . महान क्रियाकलाप 2. कसी के विरुद्ध 
खड़े होना, विरोध, रुकावट 3. स्वतन्त्र कम, मनो5त- 
कूल कार्य 4. (योग० में) घाभिक मनोयोग की पूर्ति 
या भावात्मक मनन 5. एक प्रकार का नृत्य 6, (हाथी 
को) उठाना--शि०१८।२६ 

ब्युत्पत्तिः (स्त्री०) [वि-+उत्+पद्‌+क्तिन्‌ ] 4. मूल, 
उत्पत्ति 2. व्यूत्पादन, निर्वेचन 3. पूरी प्रवीणता, 
प्री जानकारी 4. दिद्वत्ता, ज्ञान--व्युत्पत्तिरार्वाजत- 
कोविदापि न रज्जनाय क्रमते जडानाम बिक्रम० 
११५, १८।१०८ । क्‍ 

व्यूत्प्न (भू० क० कृ०) [वि-+उत्‌ +पद्‌-+कक्‍्त | 
. उत्पादित, पंदा किया गया 2. निवंचन द्वारा 
निर्मित 3. व्याकरण द्वारा निष्पन्न, निरुक्‍कत, (शब्द) 
जिसके निरवंचन का पता लूुग गया हो (विप० अव्य 
त्पन्न या मूल) 4. पूरा किया गया, सम्पन्न किया 
गया -महावी० ४।५७ 5. प्री तरह प्रवीण, विद्वान, 
पण्डित । 

ठ्येत्त (भू० क० कृ०) [ वि+उन्‍न्द्‌-कक्‍त | क्लिन्न, आइें, 
भिगोया हुआ । 

व्यूदस्त (भू० क० कृ०) [ वि-+उद-+-अस-- क्त ] एक 
ओर फेंका हुआ, अस्वीकृत, दूर किया हुआ । 

व्यूदास: [ वि--उद्‌--अस --घज्म_ ] . एक ओर फेंकना, 
अस्वीकृति 2. (व्या० में) निकाल देना 3. प्रतिषध 
4. उपेक्षा, उदासीनता 5. हत्या, विनाश -शि० 
१५। २७ 

व्यपदेश: | वि--उप-+-दिश्‌ --घज्म ] व्याज, बहाना । 

व्यूपरमः [ वि--उप- रम्‌+ अप्‌ ] बिराम, यतति, समाप्ति । 

व्यूपशम: | वि--उप--शम्‌+अच्‌ ] व. विराम का 
अभाव 2. अशान्ति 3. पूर्ण विराम (यहाँ वि' का 
अथ्थ तीजन्रता' है । 


( ९९३ ) 


व्यष्ट (भू० क० कृ०) [ वि+उष्‌्+क्त | 4. जलाया 
गया 2. पोफटी, प्रभात 3. जो उज्ज्वल या स्वच्छ हो 
4. बसा हुआ,-ष्टम्‌ . पौ फटना, प्रमात--शि० 
१२।४ 2. दिन 3, फल । 
व्यूष्टि: (स्त्री०) [ वि--वस्‌ -+ क्तिन्‌ ] 
2. समृद्धि 3. प्रशंसा 4. फल, परिणाम । 
व्यह (भू० क० कृ० ) | वि+वह +क्‍्त | 4. फलाया 
हुआ, विकसित, विशाल, व्यापक -व्यढो रस्को वष- 
स्कन्ध:--रघु० ११३ 2. दढ़, सटा हुआ 3. क्रमबद्ध, 
व्यवस्थित, (सेना आदि) सुविन्यस्त--भग० १३ 
4. अव्यवस्थित, क्रमहीन 5. विवाहित। सम० 
-- कैंडकट (वि०) कवचित, जिरह वख्तर पहने हुए । 
(वि०) [वि+वे-+कत ] . अन्तवलित, सीया 
गया, ग था गया । 
व्यतिः [स्त्री०) [ वि-+-वे+क्तिन | . बनाई, सिलाई 
2. बनाई की मजदरो । 
व्यहः [वि--ऊह--घलठा | 4. सनिक विन्यास--मन्‌ ० 
७।१८७ 2. सेना, दल, टकड़ी --व्यहावभौ ताबितरे- 
तरस्मात्‌ भड॒गं जय॑ चापत्रव्यवस्थम्‌ -- रघ्‌ृ० ७।५४ 
बड़ीमात्रा, समवाय, समच्चय, संग्रह 4. भाग 
अश, उपज्ञीष 5. शरीर 6. संरचन, निर्माण 7. तकना 
तक । सम० -पाए््णिः ([स्त्री०) सेना का पिछला 
भाग,--भडगः,--भेदः सनिक व्यह को तोड़ देना । 
व्यहनस[ वि--ऊह +ल्यट | 4. सेना को व्यवस्थित 
करना, सेना को क्रमबद्ध करना 2. शरीर के अंगों की 
संरचना ! 
व्यूद्धि: (स्त्री०) [ विगता कद्धि:--प्रा० स० ] 4. ल् द्ि 
का अभाव, बुरी किस्मत, दुर्भाग्य (विगता ऋद्धि- 
व्यद्धि:) जंसा कि यवनानां व्यद्विदं येवनम--सिद्धा ० । 
व्ये (म्वा० उभ० व्ययति -ते, ऊत, प्रेर० व्यायति ते 
इच्छा० विव्यासति ) 4. ढकना 2. सीना । 


व्योकारः [ व्यो+-क्र+-अण ] लहार। 

व्योमन्‌ (नपुं ०) [ व्यं--मनिन्‌, पृूषो ० ] आकाश, अन्तरिक्ष 
--अस्त्वेवं जडधामता तु भवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फजं से 
>काव्य० १०, मेघ० ५१, रघ० १२।६७, ने ० २२।५४ 


. प्रभात 


व्यत 


2. जल 3. सूय का मन्दिर 4. अश्रक । सम०-उदकम्‌ _ 


बारिश का पानी, ओध,--केशः,--केशिन्‌ “(पुं०) 
शिव का विशेषण,-“गंगा स्वर्गीय गंगा, - चारिन 
(पं०) . देव 2. पक्षी 3. सन्त, महात्मा 4. ब्राह्मण 
5. तारा, नक्षत्र, --धूमः बादल,--नाशिका। एक प्रकार 
की बटेर, लवा,--मंजरम्‌,--मंडलन्‌ झंडा, पताका, 
>मुद्गरः हवा का झोंका, -यानम्‌ दिव्यसवारी, 
आकाशयान,--शद्‌ (पुं०) . देव, सुर 2. गन्ववे 
3. भूत-प्रेत,--स्थलो पृथ्वी,-स्पृश (वि०) गगनचुंबी, 
अत्यन्त ऊँचा । 


१२५ 


ब्रज (म्वा० पर० ब्रजति ) . जाना, चलना, प्रगति करना 
>-नाविनीतब्रजदू धयः--मन० ४॥६७ 2. पघारना 
पहुँचना दर्शन करना--मार्मक॑ शरणं ब्रज--भग० 
१८।६६ 3. बिदा होना, सेवा से निवत्त होना, पीछ 
हटना 4. (समय का ) बीतना--इये ब्रजति यामिनी 
त्यज नरेन्द्र निद्रारसम्‌--विक्रम ० ११॥७४, (यह घातु 
प्रायः गम या या घातु की भाँति प्रयक्‍्त होती ह) 
अन--, . बाद में जाना, अनगमभनत करना- मनु ० 
११।१११ - क० ७।३८ 2. अम्यास करना, सम्पन्न ७ 
करना 3. सहारा लेना, आ--, आना, पहुँचना, परि -- 
भिक्ष या साघ॒ के रूप में इधर-उघर घमना, संन्यासी 
या परिव्राजक हो जाना, प्र--, . निर्वासित होना 
2. सांसारिक वासनाओं को छोड़ देना, चोथे आश्रम 
में प्रविष्ट होना, अर्थात्‌ संन्यासी हो जाना---मनु ० 
हरेट, दाइेए३े।... ५; 
| ब्रजु+क | 4. समच्चय, संग्रह, रेवड़, समह 
-नंत्रव्नजा: पौरजनस्य तस्मिन्‌ विहाय सर्वान्नपतीजन्निपेतु 
--रघ० ६।७, ७।६७, शि० ६।६, १४॥३३ 2. ग्वालों 
के रहने का स्थान 3. गोष्ठ, गौशाला-शि० २।६४ 
4. आवास, विश्वामस्थल 5. सड़क, मार्ग 6. बादल 
7. मथरा के निकट एक जिला । सम०--अडज्ना 
-- युवतिः (स्त्री०) व्रज में रहन वाली स्त्री, ग्वालन 
--भामि० २।१६५,-- अजिरस _गोशाला, किद्ोर 
-मोहनः,-वरः,-वल्लभः कृष्ण के विशेषण । 
ब्रजनम्‌ [ व्रजु-+ल्‍ल्यट | 4. घमना, फिरना, यात्रा करना 
2. निर्वासन, देश निकाला 
बज्या [ व्रज+क्यप्‌+टाप ] . साघ या भिक्ष के रूप में 
इधर-उघर घमना 2. आक्रमण, हमला, श्रस्थान 
3. खंड, समदाय, जनजाति या क़बीला, संप्रदाय 
4, रंगभमि, नाटयशाला । 


ब्रणू : (म्वा० पर० ब्रजति) ध्वनि करना । 
(चुरा० उभ० ब्रणयति--ते) चोट पहुँचाना, 
घायल करना । 
ब्रण:, शत्रणम [ त्रण-+अच | . घाव, क्षत, ज़रूम, चोट 
--रघ० १२।॥५५ 2. फोड़ा, नासर । सम०--अरि 
बोल नामक गंधद्रव्य ,--कृत (वि०) घाव करने वाला 
(पूं०) भिलावे का पेड़--बविरोपण (वि०) घाव 
भरने वाला -श० ४।१३,---शोधनम्‌ घाव का साफ 
करना तथा पट्टी बाँधघना, - हः एरंड का पौघा । 
ब्रणित (वि०) [ ब्रण+इतच्‌ ] घायल, जिसके खरोंच 
आ गई हो --उत्तर ० ४॥३ । 


बज: 


ब्रत:, ब्रतम | प्रजघ, जस्य तः:] 4. भक्ति या साघना का 


घाभिक कृत्य, प्रतिज्ञात का पालन, प्रतिज्ञा, पण-अम्य- 
स्यती व व्रतमासिधारम-रघु ० १३।६७, २।४, २५, ( भिन्न 
भिन्न पुराणों में अनेक ब्रतों का वणन किया गया हूं, 


६ ९९४ ) 


परन्तु उनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकी क्योंकि 
बराबर नये नये ब्रतों की रचना प्रतिदिन होती रहती 
हैं यथा सत्यनारायण ब्रत 2. संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ 
निरचय---सो5भूत्‌ भग्नव्रतः शज्ननुद्धत्य प्रतिरोपयन्‌ 
--रघ० १७।४२, इसी प्रकार 'सत्यव्रत, दढ़व्त 
इत्यादि 3. भक्ति या आस्था का पदार्थ, भक्षित, जसा 
कि पतिब्रता (पतिग्रंतं यस्या: सा )--यान्ति देवब्रता 
देवान पितन यान्ति पितब्रता:-भग ० ९।२५ 4. संस्कार 
अनष्ठान, अम्यास, जंसा कि “अकंक्रत' म॑ 5. जीवन- 
चर्या, आच रण, चाल़चलन--श० ५॥२६ 6. अध्या- 
देश, विधि, नियम 7. यज्ञ 8. कम, करतब, काये । 
सम०--आचरणम्‌ किसी प्रतिज्ञा का पालन करना, 
--आदेश:ः (किसी द्विज के) बालक का यज्ञोपवीत 
संस्कार,---उपवासः किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के 
लिए अनशन करना, - ग्रहणम्‌ किसी धामिक अनुष्ठान 
को पूरा करने के लिए संकल्प लेना,--चये: ब्रह्मचारी 
वेदविद्यार्थी--दे० ब्रह्मचारिन, चर्या ब्रह्मचर्य का 
पालन करना,-- पारणम, --णा उपवास खोलता या 
प्रतिज्ञा की सफल समाप्ति,--भद्धः . संकल्प तोड़ना 
2. प्रतिज्ञा तोड़ना,-- भिक्षा उपनयन संस्कार के 
अवसर पर भिक्षा मांगना,-लोफपनम्‌ प्रतिज्ञा को 
तोड़ना, -- बेकल्यम किसी घामिक संकल्प का अघरा रह 
जाना,-संग्रह: व्रत की दीक्षा लेना,-स्नातकः वह ब्राह्मण 
जिसने ब्रह्मचयं आश्रम की अवस्था को प्रा कर लिया 
ह अर्थात्‌ ब्रह्म चर्य नामक प्रथम आश्रम-दे ०स्नातक । 


ब्रतति:,-ती (स्त्री०) [प्र+तन्‌-+-कक्‍क्ति च, पृषो० पस्य व 
व्रतति--डीष | . बेल, लता -पादाकृष्टब्रततिवलया- 
सगसजातपाश: -श० १।३३, रघृ० १४॥१ 2. फलाव 

. बिस्तार । 

ब्रतिन (वि०) [ब्रत--इनि! प्रतिज्ञा पालन करने वाला, भक्त 
पुण्यात्मा, (पुं०) 4. ब्रह्मचारी 2. सनन्‍्यासी, भकत-श ० 

क्‍ ५।९ 3. जो यज्ञ का उपक्रम करता ह-दे ० 'यजमान । 

बध्न दे० “ब्रध्न । 

ब्रह्मन्‌ दे० ब्रह्मन । 

ब्रदस्ू (तुदा० पर० वइचति, व॒कण, प्रेर० ब्रश्चयति-ते 
इच्छा० विवश्चिषति या विव्क्षति ) . काटना, क।ट 
डालना, फाडना, चीरना 2, घायल करना । 

ब्रबचन: [व्रत -- ल्यूट]) . छोटी. आरी 2. बारोक रेती 
जिसे सुनार काम में लाते हैँ,--नम काटना, फाड़ना 
घायल करना । हु 

श्षाजि: (स्त्री०) [ब्रज-इञज_ हवा का झोंका, तूफानी 
हवा, झंझावात । 

बातः [4--अतच्‌, पृषो ० साध:] सम॒दाय, रेवड़, समच्चय 
-रक्‍्पांकानां ब्रात:-गंगा० २९, रघु० १२॥९४, शि० 


जन नया... >----मीं हमारी जम... कक 
बा... शाम -- 7. मेइ-रमममममा..-नी--अममााना 
७... 4 ना नया. >..... पर नाना लगे नाता ताछ। तन जा आ. आता ना रियधियका-- नशनाकशणाााय-- आओ. का. ना ..क्‍..त.0. मामा गाया 


मूह मूह. 2०० ७७.०... क्‍मम००००। «मम जा. "का. नह 
जि... जाय आया जाता. आता बा 


४।३५,-- तम्‌ . शारीरिक श्रम, मजदूरी 2. दनिक 
मजा 3. यदा-कदा कायं में नियक्ति । 
त्रातीन (व०) [व्रातेन जीवति-ब्रात-।-ख ] देनिक-मजदूरी 
से जीविका चलाने वाला, किराये का मजदूर, बेलदार 
झलली वाला । 
श्रात्य: [त्रातात्‌ समृहात्‌ च्यवति-यत्‌ | . प्रथम तीन वर्णों में 
से किसी एक वर्ण का पुरुष जो मख्य संस्कार या 
शोधक क्ृत्यों का अनुष्ठान न करने के कारण पतित 
हो गया हूँ (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ) 
जातिबहिष्कृत -- भवत्या हि ब्रात्याघमपतितपाखण्ड 
परिषत्परित्राणस्नह: - गंगा० ३७ 2. नीच पुरुष, 
अधम पुरुष 3. विशेष नीच जाति (शद्रपिता और 
क्षत्रिय माता की सन्‍्तान)का पुरुष । सम ०-ब्बव जो अपने 
आपको त्रात्य कहता हं,-स्तोमः उपयक्त संस्कारों का 
अनुष्ठान न करते के कारण छीने गये अधिकारों को 
फिर से प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ । 
श्री | (क्रया० पर० ब्रिणाति-व्रीणाति) छांटना, चुनना, 
'व७ । 
(दिवा० आ० ब्रीयते, श्रीण ) . जाना, हिलना-जलना 
चुना जाना । 
श्रीड (दिवा० पर० ब्रीडयति ) !. लज्जित होना, शभिन्दा 
होना 2. फेंकना, डालना, भेज देना । 
ब्रीड:.डा [ब्रीड--घवज्म --व्रीड-+अ--टाप्‌] 4. लज्जा 
- व्रीडादिवाम्यासगतविलिल्य - शि० ३॥४०, ब्रीडमा- 
वहति में स (शब्द:) संप्रति--रघु० ११॥७३ 
विनय, लज्जाशीलता --- शि.० १०।१८ । 
वब्रोडित (भ० क० कृ०) [ब्रीड--क्त] लज्जित किया गया, 
शर्मिन्दा, रूज्जाशील । 


श्रोस॒ (म्वा० पर०, चरा० उभ० ब्रीसति, ब्रीसयति--ते ) 


पहुंचाना, हत्या करना । 


ब्रोहि:ः [व्री---हि, किच्च] . चावल, जेसा कि “बहुब्रीहि 
में 2. चावल का दाना । सम० --अगारम धान्यागार, 
खत्ती, - काडचनम्‌ मसूरं की दाल,-- राजिकम्‌ चना, 
कंगू या कांगनी चावल । 
(तुदा० पर० ब्रृडति) 4. ढकना 2. इकट्ठा होना 

एकत्र करना, संचय करता 4. ड्बना, नीचे जाना 

बस (भ्वा० पर०, उभ० ) दे० 'ब्रीस । 

बहेय (वि०) (स्त्री०-यी) [त्रीहि--ढक] ॥. चावलों के 
योग्य 2. चावल के साथ बोया हुआ, -- यम चावल का 
खेत, वह खेत जिसमे चावल बोये जाने चाहिए । 


 ब्लो (क्रया ० पर० व्लिनाति-ब्लीनाति' विरल प्रयोग-प्रेर ० 


व्लेपयति ) . जाना, हिलना-जुलना 2. भरण- पोषण 
करना, था में रखना, निर्वाह करना 3. छांटना, चुनना । 


 ब्लेक्ष्‌ (चुरा० उभ० व्लेक्षयति-ते) देखना । 


( ९९५ ) 


श 


शः [शो-+ड] , काटने वाला, विनाशकर्ता -कि० १५। 
४५ 2. शस्त्र 3. शिव,--शम्‌ आनन्द--भतुं० २।१६। 
शंयू (वि०) [शं शुभम्‌ अस्त्यस्य--शम्‌--यस | प्रसन्न, 
समद्ध >भद्वि ० ४॥१८ । 
शंवः [शम्‌--व |] . प्रसन्न, भाग्यशाली -- (पुं०) . ठीक 
दिशा में हल चलाना 2. इन्द्र का वत्न 3. मसल का 
सिर जो लोहे का बना होता हैं । 
शंस (म्वा० पर० शंसति, शस्त, कमंवा० शस्यते) 
. प्रशंसा करना, स्तुति करना, अनुमोदन करना 
“साधु साध्विति भूतानि शशंसुर्मारुतात्मजम्‌--राम ० 
भग० ५१ 2. कहना, बयान करना, अभिव्यक्त 
करना, प्रकथन करना, संसूचित करना, घोषणा 
करना, विवरण देना (संप्र० या कभी संबं० के साथ 
अथवा स्वतंत्र रूप से ) -- शशंस सीता परिदेवनान्तमन- 
ष्ठितं शासनमग्रजाय--रघृ० १४८३, न मे हिया 


/ 


शंसति किचिदीप्सितम -- ३।५, २।६८, ४॥७२, ९।७७. . 


११।८४, कु० ३।६०, ५॥५१ 3. संकेत करना, कह 
रखना, जताना--यः (अशोकः ) सावज्ञों माधवश्री 
नियोगे पुष्प: शंसत्यादरं त्वत्ययत्ने--मालवि० ५।८ 
कि० ५१२३, क॒ु० २२२ 4. आवत्ति करना, पाठ 
करना 5. चोट मारना, क्षति पहुँचाना 6. ब्रा भला 
कहना, बदनाम करना, अभि-, [. अभिशाप देना 
2. दोषारोपण करना, निन्दा करना, बदनाम करना 
“-याज्ञ० ३।२८६ 3. प्रशंसा करना, आ- (प्राय: आ) 
., आशा करना, प्रत्याशा करना, इच्छा करना, अभि- 
लाषा करना-स्वकायं सिद्धि पुनराशशंसे--कु० ३। 
५७, संग्रामं चाशशंसिरे--भट्ठगि ० १४॥७०, ९०, मनोर- 
थाय नाशंसे कि बाहों स्पन्दसे वथा--श० ७१३, 
२।१५ 2. आशीर्वाद देना, सदिच्छा प्रकट करना 
मंगलकामना करना - एवं ते देवा आशंसन्तु --म॒च्छ ० 
१, 'राज्: शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करण- 
रबाह्य+---रघ० १४५० 3. कहना, वर्णन करना 
-आशंसता वाणगरति वषांके कार्य त्वया नः प्रतिपन्न- 
कल्पम्‌---कु० ३।१४ 4. प्रशंसा करना 5. दोहराना, 
प्र-, सराहना, स्तुति करना, अनमोदन करना, गण- 
कथन करना, इलाघा करना--हरिणायवतति: प्रशशंसे 
“>-गीत० १, यच्च वाचा प्रशस्यते--मन्‌ ० ५।१२७ 
प्रांशंसीत्त निशाचरः--भट्टि ० १२।६५, रघ० ५॥२५, 
१७।२६ । 

शंसनम्‌ [ शंस-ल्‍ल्यूद | . प्रशंसा करना 2. कहना, वर्णन 
करना 3. पाठ करना । 

शंसा | शंस--अ+टाप ] 4. इलाघा 2. अभिलाषा, 
इच्छा, आशा 3. दोहराना, वर्णन करना । 

शंसित (भू० क० क० ) [ शंस--क्त ] . जिसकी इलाघा 


की गई हो, स्तुति की गई हो 2. बोला गया, कहा 
गया, उक्त, घोषित 3. अभिरूषित, इच्छित 4. निश्चय 
किया गया, स्थापित, निर्घारित 5. जिस पर भिथ्या 
दोषारोपण किया गया हो, कलंकित ! 
शंसिन्‌ (वि०) [ शंस--इनि | (प्रायः समास के अन्त 
) . इलाघा करने वाला 2. कहने वाला, घोषणा 
करने वाला, संसूचित करने वाला,--प्रजावती दोहद- 
शंसिनी ते--रघु० १४॥४५ 3. संकेत करने वाला 
पहले से कह रखने वाला - मूर्घानः क्षतहुंकारशंसिन 
“-कु० २।२६, प्राथनासिद्धिशंसिन:-- रघ० १।४२, 
शि० ९।७७ 4. शकुन बताने वाला, भविष्य कथन 
करने वाला--रघु० ३॥।१४, १२९० । 


शक )! (स्वा० पर० शक्‍नोति, शकक्‍त) . योग्य होना 
सक्षम होता, सबल होना, अमल में लाना (प्राय 
तुमुन्नन्त के साथ, प्रयुक्त होकर 'सकना' अथ॑ प्रकट 
करना )-अदशेयन्‌ वकक्‍तुमशवनुवत्य: शाखाभि रावर्जित- 
पलल्‍लवामि:--रघु० १३।२४, भटद्ठवि० ३।६, मेघ० २० 
कभी कभी कमं० या संप्र० के साथ--मन्‌ ० ११।१९४ 
2. सहन करना, बर्दाश्त करना 3. शक्तिशाली होना 
कमंवा० समर्थ होना, सम्भव होना, व्यवहार के 
योग्य होना (निम्नांकित तुमन्नंत को कमंवा० का 
अथ देना) - तत्कतूं शक्‍्यते 'यह किया जा सकता 
हैं, इच्छा० (शिक्षति) . समर्थ होने की इच्छा करना 
सीखना । 
7] (दिवा० उभ०-शक्यति-ते, शक्‍त) ॥व. समर्थ 
हीना, अमल में लाने की शक्ति रखना 2. सहन 
करना, बर्दाश्त करना । 


शकः | शक्‌--अच ] . एक राजा (विशेषतः 'शालि- 


वाहन , परन्तु इस शब्द के सही अथ तथा क्षेत्र के 
विषय में अभी तक विद्वानों में मतेक्य नहीं हो सका) 
2. काल, सम्वत्‌ (यह शब्द विशेष रूप से शालिवाहन 
सम्वत्‌ के लिए जो खीस्ताब्द से ७८ वर के पश्चात 
आरम्भ हुआ, प्रयुक्त होता ह ), _ काः (पुं० ब० व०) 
4. एक देश का नाम 2. एक विशेष जन-जाति या 
राष्ट्र का नाम (मनु० १०।४४ में 'पौण्डुक' के साथ 
इस शब्द का भी प्रयोग मिलता है) सम०-- अन्तकः, 
-अरिः राजा विक्रमादित्य के विशेषण जिसने शकों 
का उन्मूलन किया,-- अब्दः शकसंवत का वर्ष,-- कतं॑, 
--ऊकत (पुं०) संवत्‌ का प्रवरतंक । 

शकटः,-टम्‌ | शक-+-अटन |] गाड़ी, छकड़ा, भार ढोने की 
गाड़ी-रोहिणी शकटम्‌-- पंच ० १।२१३, २११, याज्ञ ० 
३।४२, - टः . सनिक व्यहविशेष--मन्‌० ७।१८७ 
2. एक विशेष प्रकार की तोल जो एक गाडी-भर 
बोझ या २००० पल के बराबर हैँ 3. एक राक्षस का 


(] ९९६ ) 


नाम जिसे कृष्ण ने अपने बचपन में ही, मार डाला 
था 4. _तिनिश नामक पेड़ | सम०--अरिः,--हन्‌ 
(पुं०)) कृष्ण के विशेषण,-भाह्वा रोहिणी नामक 
तक्षत्र (इसका आकार 'शकट' जैसा होता हे), 
--बिलः जलकुक्कुट । 

शकटिका [| शकट--डीष--कन्‌ --टाप्‌, हृस्व: | छोटी 
गाड़ी, खिलोना-गाड़ी जैसा कि “'मुच्छकटिका' में । 

शकत्‌ (नपुं०) मल, विष्ठा, विशेषकर जानवरों का मल, 
लीद गोबर आदि (इस शब्द के पहले पाँच वचनों में 
कोई रूप नहीं होता, कम ० द्वि० व० से आगे विकल्‍प 
से 'शक्ृत' आदेश हो जाता है) । 

शकलरः [ शक्‌-+-कलक ] . भाग, अंश, हिस्सा, टुकड़ा, 
खण्ड (इस अर्थ में नपुं० भी) --उपशकलमेत:ड्भदक 
गोमयानां--मुद्रा ० २३।१५, रघु० २।४६, ५।७० 
2. बककल, छिलका 3. (मछली की ) खाल, परत । 


शकलित (वि०) [ शकल-+-इतच्‌ ] खण्ड-खण्ड किया 
हुआ, ट्कड़े-टुकड़े किया हुआ। 

शकलिन (वि०) [| शकल -+-इनि | मछली । 

शकारः (पूं०) राजा की रखेल का भाई, राजा की उस 
पत्नी का भाई जिससे विधिपृवक विवाह न किया 
गया हो, अनूढा भश्राता (इसका वर्णन बहुधा मिश्रित 
मिलता है, नीच कुल में जन्म लेने के कारण मूखंता, 
घमंड, आदि अवगणों के विद्यमान रहते हुए भी 
राजा का साला होने के कारण इसे उच्चपद मिल 
जाता हूँ, शूद्रकरचित मृच्छकटिक नाटक में यह 
प्रमुख भाग लेता है, मिथ्या यश, हलकापन तथा 
ओछापन इसके चरित्र की विशेषता हे, बार-बार 
उसके उच्चसम्बन्ध का उल्लेख, उसकी उपहासास्पद 
मुखंता, एवं प्रमाद तथा अपनी इच्छा की पूतिन 
होने पर नायिका का गला घोटने की क्र्रता इसकी 
योग्यता के परिचायक हूँ -सा० द० ८१ में इसको 
परिभाषा दी गई है मदम्‌खेंताभिमानी दुष्कुलते॑श्व- 
यंसंयुक्त/; । सोथ्यमनूढाभ्राता राज्ञ: श्यालः शकार 
इत्थक्त:ः ॥। 

शक॒नः | शक +उनन्‌ ] !. पक्षी--शकुनोच्छिष्टम्‌--याज्ञ ० 
१११६८ 2. पक्षिविशेष, चील, गिद्ध,--नम्‌ !. सगुन, 
लक्षण, शुभाशुभ बतलाने वाला चिह्न शि० ९।८३ 
- 2. शंकासूचक सगन । सम०--ज्ञ"' (वि०) सगुनों को 
जानने वाला,- - ज्ञानम्‌ सगुनों का ज्ञान, भवितव्यता, 
होनहार,---शास्त्रम वह शास्त्र जिसमें संगुनसम्बन्धी 
विचार किय गये हैं, सगुन शास्त्र । 

शक॒निः [ शक्‌--उनि | !. पक्षी--उत्तर० २।२५, मनु० 
१२।६३ 2. गिद्ध, चील, बाज 3. मुर्गा 4. गांधारराज 
सुबल का एक पुत्र, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का 
भाई, इस प्रकार यह दुर्योधन का मामा था । इसी 


ने पाँडवों को उखाड़ने के लिए दुर्योधन की अनेक 
दुरभियोजनाओं में सहायता दी। आजकल इस 
नाम का प्रयोग उस दुर्वत्त रिश्तेदार के लिए होता है 
जिसका परामश बर्बादी का कारण बनें। सम» 
--ईदवरः गरुड, - प्रपा पक्षियों को पानी पिलाने की 
कूड -बादः . पक्षी की कूजन 2. मु्ग की बाँग । 

शकनी [ शकुन+डीष | . चिड़िया, गोरेया 2. एक 
पक्षिविशेष । क्‍ 

शकुन्तः [ रक--उन्त | . एक पक्षी--अंसव्यापिशकुन्तनी- 
डनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलम श० ७॥११ 2. नीलकठ 
पक्षी 3. पक्षिविशेष । 

शकुन्तकः | शकुन्त--कन्‌ | पक्षी । 

शकुन्तला [ शकुन्तः लायते-ला घज्णर्थे क+टाप्‌ ] विश्वा- 
मित्र ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इन्द्र द्वारा 
भेजी गई मेनका अप्सरा से उत्पन्न विश्वामित्र को 
पुत्री (जब मेनका स्व गई तो वह इस बच्ची को 
एकान्त जंगल में छोड़ गई, वहाँ पक्षियों ने इसका 
पालन पोषण किया, इसी लिए इसका नाम शकुन्तला 
पड़ा । बाद में वह महषि कण्व को मिली । कण्व 
ने उसे अपनी पुत्री की भांति पाछा। जब आखेंट 
करता हुआ दृष्यन्त कण्व ऋषि के आश्रम की ओर 
आया तो वह शकुन्तला के लावण्य से आऊक्रृष्ट हो 
गया। उसने शकुन्तला को अपनी पत्नी बनाने के 
लिए उसे राजी कर उससे गांधव विवाह कर लिया 
(दे० दुष्यन्त)। शकुन्तला से एक पुत्र पेदा हुआ, 
इसका नाम भरत था, यह चक्रवर्ती राजा बना, इसी 

के नाम से इस देश का नाम भारतवष पड़ा । 


शकन्तिः [ शक्‌-+-उन्ति ] पक्षी _ कलमविरल रत्युत्कठा: 
क्वणन्तु शकुन्तय: -उत्तर० ३।२४ । 

शकुन्तिका | शकुन्ति +-कन्‌ + टाप्‌ | ।.पक्षी-उत्तर० १।४५ 
2. पक्षिविशेष 3. टिड्डी, झींगुर । 

शकलः, लो [| शक्‌--उलच्‌ ] एक प्रकार की मछलो । 
सम०--अदनी एक जड़ीबूटी, कटकी या कुटको, - 
--अभंकः एक प्रकार की मछली । 

शकृत (नपं०) [शक्‌--ऋतन्‌| मल, विष्ठा, विशेषकर 
जानवरों की लीद, गोबर आदि। सम० - करिः 
(पुं०; स्त्री० )-करी बछड़ा,--शक्ृत्करिव त्स:-सिद्धा ० 

द्वारम्‌ गुदा, मलद्वार, - पिण्ड:, - पिण्डकः गोबर 

का गोला -शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्कृत्पिण्डकानाम्र- 
मात्रान्‌ उत्तर० ४॥२७ । 

दकक्‍्करः, दाक्‍्करि: [ शक --क्विपू, कृ+अच्‌ू, कमं० स० ] 
बल, साँड । 

दक्‍्करी [ शकक्‍्कर-|-डीष | . नदी 2. करघनी, मेखला 
3. नीच जाति को स्त्री । 

हक्‍त (भू० क० कृ०) [शक्‌--क्त] . योग्य, सक्षम, समथ 


( ९९७ ]) 


(सम्बं०, अधि० या तुमन्नन्त के साथ) --बहवो5स्य 
कमंण: शकक्‍ता: - बेणी ० ३, तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि 
जीवन किमतान्यथा--त ० 2. मजबूत, ताक़तवर, 
शक्तिशाली 3. धनाढय, समद्धिशाली---मनु ० ११॥९ 
4. साथ क, अभिव्यञ्जक (शब्द) 5. चतुर, प्रज्ञावान्‌ 
6. प्रियवादी । 


इबितः (स्त्री०)) | शक्‌--क्तिन्‌ | 7. बल, योग्यता 


घारिता, सामधथ्य, ऊर्जा, पराक्रम देव॑ निहत्य कुरु 
पौरुषमात्मशक्त्या--पंच ० १।३६ १, ज्ञान मोन क्षमा 
शकक्‍तो रघ० १।२२, इसी प्रकार यथाशक्ति, स्व- 


शक्ति आदि, राज्यशक्ति (इस के तीन तत्त्व हें 


!. प्रभशक्ति या प्रभावशक्ति 'राज़ा की अपनी प्रमख 
पदवी' 2. मन्त्रशक्ति 'सत्परामश की शक्ति” तथा 
3. उत्साह शक्ति 'प्रेरकशक्तित ) राज्य नाम शक्ति- 
त्रयायत्तम दश्श ०, त्रिसाधना शक्तिरिवार्थंसञ्चयम्‌ 
+रघु० ३॥१३, ६॥३३, १७।६३, शि० २॥।२६ 
2, रचनाशक्ति, काव्य शक्ति या प्रतिभा--शक्तिनि 
- पुणता लोकशास्त्रकाव्याय्वेक्षणात्‌ काव्य० १, दे० 
तत्स्थानीय व्याख्या 3. देव की सक्रिय शक्ति, यह 
शक्ति देवपत्नी मानी जाती ह, देवी, दिव्यता (इनको 
गिनती विधिघध प्रकार से की जाती हैं कहीं आठ, कहीं 
नौ और कहीं पचास तक) --स जयति परिणद्ध 
शक्तिभि: शक्तिनाथ:-मा० ५११, श० ७)३५ 4. एक 
प्रकार का अस्त्र,-शक्तिखण्डामषितेन गाण्डीविनोक्तम्‌ 


वेणी० ३, ततो विभद पौलस्त्य: शकक्‍त्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ 


- रघु० १२।७७ 5. बर्छी, नेज़ा, शूल, भाला 


6. (न्या० में) किसी पदार्थ का उसके बोघक शब्द 
से सम्बन्ध 7. कारण की अन्तहित शक्ति जिससे कार्य 
की उत्पत्ति होती हे. 8. (काव्य० में) शब्दशक्ति या 
शब्द की अर्थशक्ति (यह संख्या में तीन हैं -अभिषा, 
लक्षणा, व्यञज्जना) सा० द० ११ 9. अभिघाशक्तति, 
शब्दस ड्रेत (विप० लक्षणा और व्यज्जना ), 40. स्त्री 
की जननन्द्रिय, भग, शाकतसंप्रदाय के अनुयाइयों द्वारा 
पुरजित शिवलिज्ध की मूति। सम० अर्घेःः उद्योग 
तथा श्रम के फलस्वरूप हांपना तथा शरीर का पसीने 
से तर होना, अपेक्ष, अपेक्षिन्‌ (वि०) सामथ्य का 
ध्यान रखने वाला,-कुण्ठनम्‌ शक्ति को कुण्ठित करना 
“ग्रह (वि०) 7. बल या अथ को घारण करने वाला 
2. बर्छीवारी, (-हः) बल या अर्थ का बोध अथवा 
शब्दशक्ति का ज्ञान 3. बर्छीघारी, भालाघारी 4. शिव 
का विशेषण 5. कातिकेय का विशेषण,-ग्राहक (वि०) 
शब्द के अथ की स्थापना या निर्धारण करने वाला, 
(-कः) कार्तिकेव का विशेषण, - त्रयम राज्यशक्ति 
के संघटक तीन तत्त्व --दे० शक्ति (2) ऊपर,--धर 
(वि०) मज्ञबत, शक्तिशाली, (-र:) ।. बर्छीधारी 


शकक्‍्न, शवल [ 


2, कातिकेय का विदशेषण, -पाणिः, -भत्‌ (पुं०) 
. ब्छीघारी 2. कारतिकेय का विशेषण, - पातः शक्ति 
क्षय, पराजय, - पुजकः शाक्‍्त, - पूजा शक्ति की पूजा, 
-बकल्यम राक्तिक्षय, दुबंछता, अक्षमता,-हीन,वि० 


शक्तिहीन, निबंल, बलरहित, नपुंसक,---हेतिकः भाला 
घारी, बर्छीधारी । 


शक्तितः (अव्य० ) [शक्ति+-तसिल | शक्ति के अनसार, 


यथायोग्य, यथाशक्ति । 


) | शक +न, कल वा ! मिष्टभाषी, 


प्रियवादी । 


शकक्‍्य (सं० कृ०) [शक--यत] 4. संभव, क्रियात्मक 


किये जाने के योग्य, (प्रायः तुमुन्नंत के साथ) शकयों 
वारयितं जलेन हृतभक  भतें० २।११, रघ० २।४९, 
५४ 2. कार्यान्‍वयन के योग्य 3. कार्यान्वयन में सरल 
4. प्रत्यक्ष कहा गया, अभिहित (शब्दार्थ आदि) 
--शकक्‍्योथ्थोंडमिधया ज्ञेय: सा० द० ११ 5. संभाव्य 
(कभी-कभी शक्‍्यम्‌ शब्द कमवा० मे तुमन्नन्त के साथ 
विधय के रूप में प्रयक्‍कत किया जाता हे, उस समय 
तुमनन्‍्नंत का वास्तविक अभिप्राय कतु» में होता हे 
- एवं हि प्रणयवती सा दक्यमपेक्षितंं कुपिता 
--मालवि० ३।२२, शक्य. ..अविरलमालिड्रितुं पवन 
--श० ३।६, विभूतयः शक्यमवाप्तमर्जिता:--सुभा० 
भग० १८।११। सम० - अथ: प्रत्यक्ष अभिहितार्थ । 


शक्र: [शक -+ रक ] . इन्द्र- एक: कती शक॒न्तेष योज्न्यं 


राकरान्न याचते - कुबछ ० 2. अजुन का वक्ष 3. कुटज 
का पेड़ 4. उलल 5. ज्येष्ठा नक्षत्र 6. चौदह 

संख्या । सम ०-अज्ञवः कुटज का वक्ष, आदूयः उल्ल 
--आत्मजः 4. इन्द्र का पुत्र जयन्त 2. अर्जन,-उत्या 
नम्‌,- उत्सवः भाद्रपदशकक्‍ला द्वादशी को इन्द्र के 
सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव, पवें, - गोपः 
एक प्रकार का छारह कीड़ा, तु० इन्द्रगोप--जः, 
--जातः कोौवा,--जित्‌, -भिद्‌ (पुं०) रावण के 
पुत्र मेघताद के विशेषण, - द्रम: देवदारु का वक्ष, 
”-धनुस, शरासनम्‌ इन्द्रधनष, - ध्वज: इन्द्र के 
सम्मान में स्थापित झंडा, - पर्यायः कुटज का वक्ष 
--पादपः 4. कुटज का पेड 2. देवदारु वक्ष, प्रस्थ 
इन्द्रप्रस्थ, भवनम्‌,--भवनम, वासः स्वर्ग, वेकुण्ठ 
- मधन (नपु०) - शिरस (नपुं०) बांबी, वल्मीक, 
>-लोकः इन्द्र का संसार,-वाहनम बादल, - शाखिन्‌ 
(१०) कुटज का वृक्ष,--सारथिः इन्द्र का रथवान 
मातलि का विशंषण, -- खुतः 4. जयंत का विशेषण 
2. अजं न का विशेषण, 3. वालि का विशेषण । 


शक्राणी [शक्र --डीष, आनक | इन्द्र की पत्नी, शची । 
शक्ति: [शक --क्रिन] . बादल 2. इन्द्र का वज्न 3. पहाड़ 


. हाथी । 


( ९९८ ) ह 


आशंका, त्रास, आतंक--जातशडकर्देवेंमेनका नामा- 


शकक्‍वरः [शक्‌--वन्‌, र] साँड, बल, तु० शक्कर । 
प्सरा: प्रेषिता “श्ःश्षा ककेयीशंकयेवाह---रघु० 


शड़ः (म्वा० आ० रड्भूते, शद्धित) 4. संदेह करना, अनि 


नतनाना--मो- मर गायन ००, 


श्वित होना, संकोच करना, संदिग्ध होना - शदडु 
जीवति वा न वा--राम ० 2. डरना, भय होना, त्रस्त 
होना (अपा० के साथ)-नाश ड््िष्ट विवस्वत्त:-भदट्ठि ० 
१५।३९---अशडितेम्य: शझद्भुत शद्धितेभ्यरच' सर्वेतः 
->सुभा ० 3. शंका करना, अविश्वास करना, भरोसा न 
करना -स्वदषिभंवति हि शद्धुतो मनृष्य: -म॒च्छ० 
४२ 4. सोचना, विश्वास करना, उत्प्रेक्षा करना, 
कह्पना करना, संभव समझना, शंका करना, डरना 
- त्वय्यासन्ने नयनमपरिस्पन्दि छा द्धू म॒गाक्ष्या:--मेघ ० 
९५, नाहं पुनस्तथा त्वयि यथा हि मां शड्भूसे भीरु 
- विक्रम० ३।१४, भट्टि० ३३२६, न० २२४२ 5 
आक्षप करना, अपनी हांका या एतराज उठाना 
-अतन्रेदं शडक्यते, (बहुधा विवादास्पद भाषा में प्रयक्त) 
-न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्व॑ शद्ितुं शक्यम्‌ 


“सर्व०, अभि , !. शंका करना 2. संदिग्घ या 
अनिश्चयी होना-मनु० ६।६६, आ ,शरद्भा करना, 
भरोसा न करना, संदेह रखना भट्टि० २१११ 2. 


सन्देह करना, विश्वास करना, सोचना--आद्टुशसे 
यर्दाग्न तदिद॑ं स्पश्चेक्षमं रत्लम-श० १॥२८, शि० ३।७२ 
भट्टि० ६६ मत्‌० ७।१८५ 3. डरना, आशंका करना 
भरतागमन पुनः आशइ्क्य-रघु० १२।२४, पंच० १॥३, 
९२ 4. आक्षेप करना, संदेह करना अत एव न 
ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थन्ति रमाशद्धितव्यम्‌ - शारी ० 
(तथा कुछ अन्य स्थानों पर ), परि - -. शंका करना, 
विश्वास करना, उत्प्रेक्ञा करना -पत्रेषपि संचारिणि 
प्राप्त त्वां परिशडकते-- गीत० ६ 2. संदेह करना, 
संदेहशील होना 3. डरना, भयभीत होना, - रघु० 


१२।२, १२३।४२, मेघ० ६९ 5. आशा, प्रत्याशा 
6, ( भ्रान्त) विश्वास, आशंका, (मिथ्या) घारणा- 
स्नजमपि शिरस्यन्ध: क्षिप्तां घुनोत्यहिशडुया--श० 
७।२४, कुवन्‌ वधजनमन:सु शशाड़कशड्काम-कि ० 
५।४२, हरिततृणीद्गमशरूकया--५।३८ । 


शड्धित (भू० क० कृ०) [शडक्‌--क्त ] . सन्दिग्घ, आशंका- 


यक्त, त्रस्त 2. शंकाल, आशेंका करने वाला, अवि 
श्वासपूर्ण 3. अनिश्चित, संदिग्ध 4. भयपृर्ण, सशंक, 
आतंकित (दे० शडक्‌ ) | सम०-चित्त, (वि०) 


भीरु, कातरहदय 2. शंकाकुल, अविश्वासपूर्ण 
3. संदिग्ध । 
शजून (वि०) [ शड्ू--इनि | सन्देह करने वाला, शंका 


करने वाला, डरने वाला, विश्वास करने वाला (समास 
के अंत में) -- त्वदुपा वर्तनशडिि मे मन:-- रघ० ८।५३, 
अतिस्नह: पायश दी - श० ४। 


शडकु: [शडक --उण्‌ ] 4. नेजा, बर्छी, नुकोली कील, शक्ति, 


कटार, (प्रायः समास के अन्त में )-शोकशडःकुः: 'शोक- 
रूपी कटार' अर्थात्‌ तीक्ष्ण एवं हृदयविदारक शोक 
--उत्तर० ३।३२५, रघु० ८।९३ 2. खंटा, सम्बा, 
स्तम्भ, शल या नोकदार छड़ 3. कोल, मेख, खूटी 
-- रघु० १२।९५ 4. बाण की तीखी नोक, काँटा या 
आँकड़ा 5. (कटे हुए वृक्ष का) तना, पेड़ का ठठ 
मृंडा पेड़ 6. घड़ी को सुई 7. बारह अंगल की माप 
8. गज, मापने का डंडा 9. (ज्यो० में) लंबरेखा या 
ऊंचाई 40. सो खरब या एक नील की संख्या 
44. पत्तों के रेशे 42. वल्मीक, बमी 43. पुरुष की 
जननेन्द्रिय 44. एक प्रकार की मछली, तनका 


८।७८, वि , . शंका करना, डरना, संदेहशील 5. राक्षस 46. विष 47. पाप 48. जलूचर, विशष- 
या शंकाल हीना,--धिशडकसे भीरू यतो5्वधी रणाम कर कलहंस 49. शिव 20. साल का पेड़। सम० 
-श० ३।१४, सतीमपि ज्ञातिकुलकसंश्रयां जनोथ्न्यथा - कर्ण (वि०) जिसके कान शंकु के समान लंबे और 
भतृमती विशइकते- -५।१७ 2. सत्ता का चिन्तन न॒कीले हों, (णं:) गधा--तरु: - वक्ष: साल का पेड़ । 


करना, उत्प्रेक्षा करना, कल्पना करना विशडकमाना 
रमितं कया5पि जनादंन दृष्टवदेतदाह--गीत ० ७ । 
शइडकः [ शडक्‌--अचू ] कर्षक बैल, (गाड़ी) खींचने 
वाला बेल । 
शंकर (धि०) (स्त्री०- रा,- री) [शं सुख करोति 
--कऊँ-+-अच |] आनन्द या समद्धि देने वाला, शुभ 


शडकुला [ दाडःक --उछच्‌ ] 4. एक प्रकार का चाक्‌ या दो 
घार वाला नहतर 2. सरोता। सम०-- खंडः सरोते 
से काटा हुआ टकड़ा । 

शद्धः,-खम्‌ [| शम्‌--ख ) 4. शंख, घोंधा--न इवेतभाव- 
मुज्झ तिशा द्ध शिखिभ कतमक्तो5पि - पंच० ४॥११०, 
शद्धान्‌ दघ्मु: पृथक पृथक्--भग० ११८ 2. मस्तक 


शडका 


मड्भूलमय,--रः . शिव 2. विख्यात आचाये और 
ग्रन्थप्रणेता शंकराचाय - दे० परि० २, - री . शिव 
की पत्नी पाबंती 2. मंजिष्ठा, मजीठ 3. शमीवृक्ष । 

[ शडक--अ--टठाप्‌ ] 4: संदेह, अनिश्चितता 
2. संकल्प-विकल्प, दुधिधा 3. आशंका, अविश्वास, 
अनिष्टशंका, अपायशंका, अरिष्टशंका आदि 4. डर, 


की हड्डी, कु० ७।३३ 3. कनपटी की हड॒डी 4. हाथी 
के दोनों दाँतों के बीच का भाग 5. दस नील की 
संख्या 6. सनिक ढोल या मारूबाजा 7. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य, नखी 8. कुबेर की नवनिधियों में 
से एक 9. एक राक्षस जिसको विष्ण ने मार 
डाला था 40. एक स्मृतिकार (लिखित' के साथ 


( ९९९ ) 


संयुक्त नाम का उल्लेख) | सम०--उदकम्‌ शंख 
में डाला हुआ पानी, - कारः, - कारकः शंखकार नाम 
को एक वर्णसंकर जाति, -चरो, चर्चा (मस्तक पर 
लगाया गया) चन्दन का तिरलूक -चर्णम शंख को 
पीस कर बनाया गया चरा, - द्रावः, द्रावकः एक 
प्रकार का घोल जिसमें शंख भी घल जाता हें, 
5थमा (पुं०) शंख बजाने वाला, - ध्वनिः शंख को 
आवाज (कभी-कभी, परन्तु प्रायः आतंक या निराशा 
की द्योतक ध्वनि), - प्रस्थः चन्द्रमा का कलुंक,--भत्‌ 
(पुं) विष्णु का विशेषण, -मंखः घड़ियाल, मगर 
: स्‍्वनः शंखच्वनि । 

शद्भुकः,-कम्‌ [ शंख-कन्‌ | . शंख 2. कनपटी की हडडी, 

(शद्भ का बना) कड़ा--शि० १३।४१। 
श्भुनकः, (-खः) एक छोटा शंख या घोंघा । 


शल्लिन (पूं०) [शद्भ-+इनि] 4. सम॒द्र 2. विष्ण 3. शंख 
बजाने वाला । 

शब्धिनो [शट्डिन्‌+डीप | काम शास्त्र के लेखकों के अन- 
सार स्त्रियों के किये गये चार भेंदों में से एक, रति- 
मञ्जरी में लिखा हः -दीर्घातिदीघंनयना वरसुन्दरी 
या कामोपभोगरसिका गणशीलयकता । रेखात्रयेण च 
विभूषितकण्ठदेशा संभोगकेलिरसिका किल शद्विनी सा- 
६, तु० चित्रिणी, हस्तिनी और पद्चिनी भी 
2. प्रंतात्मा, अप्सरा, परी । 

शच्‌ (म्वा० आ० शचते) बोलना, कहना, बतलाना । 

शचिः,-चो (स्त्री०) [शच्‌--इन, शचि+डीष] इन्द्र की 
पत्नी -रघु० ३॥१३, २३। सम०--पति:,--भर्ते 
(पुं०) इन्द्र के विशेषण । 

शजञच्‌ (स्वा० आ० शज्चते) जाना, हिलना-जुलना । 

दाद (म्वा० पर० शटति) 4. बीमार होना 2. बांटना, 
वियक्त करना । 
(वि०) | शट्‌-+-अच्‌ | खट्टा, अम्ल, कसला । 

शठा [ शूट -+टाप्‌ | संन्यासी के उलझे बाल-तु ० जटा 

शरठिः (स्त्री०) | शट-+इन्‌ | कचूर का पौधा, आमा 
हल्दी । 

शठ ! (म्वा० पर० शठत्ति) 4. धोखा देना, ठगना, जाल- 
साजी करना 2. चोट मारना, मार डालना 3. कष्ट 
उठाना । 
।। (चुरा० पर० शाठयत्ति) . समाप्त करना 
2. असमाप्त छोड़ देना 3. जाना, हिलना-जलना 
4. आलसी या सुस्त होना 5. धोखा देना, ठगना 
(इस अथ में 'शठयति ) 

शठ (वि०) | श5--अच ] 4. चालाक, घोखेबाज, जाल- 

साज, बेइमान, कपटी 2, दुष्ट, दु्वेत्त, 5: . बद- 

माश, ठग, धूतं, मक्‍कार -मन्‌० ४॥।३०, भग० 

१८।२८ 2. झूठा या धोखबाज प्रेमी (जो एक स्त्री 


के प्रति प्रेम प्रदशित करता हूँ परन्तु मन किसी दूसरी 
स्‍त्री में रमाया रहता ह)-भ्रवमस्मि शठ: शुचिस्मिते 
विदित: कंतववत्सलस्तवव--रघ्‌ृ० ८।४९, १९३१, 
मालवि० ३।१९, सा० द० दर की इस प्रकार परि- 
भाषा देता ह--शठो5यमेकत्र बद्धभावों य: दर्शितबहि 
रनुरागो विप्रियमन्यत्र गढ़माचरति--७४ 3. मूढ 
बुद्ध 4. मध्यस्थ, बिवाचक 5. धत्ूरे का पौधा 
6. आलसी पुरुष, सुस्त व्यक्ति, -ठम्‌ 4. लोहा 
2. केसर, जाफरान । 

शणम्‌ | शण --अच्‌ | सन, पटसन । सम ०--सृत्रम्‌ . सन 
की बनी डोरीया रस्सी 2. सन का बना जार 
3. रस्सियाँ, डोरियाँ । 


दण्ड: [ शण्ड -/ अच |. नपुंसक, हिजड़ा 2 
हुआ साँड़,--डम्‌ संग्रह, समृच्चय--तु० 
खण्ड की । 

शण्ड: | शाम्यति ग्राम्यधर्मात-शम्‌ --ढ ] 4. हिजड़ा 
नपुसक 2. अन्त:पुर में रहने वाला टहलआ, पुरुषसेवक 
(हिजड़ों या बधिया किय गय पुरुषों में से चना हुआ) 
3. सॉड 4. छोड़ा हुआ साँड 5. पागल आदमी । 


शतम्‌ [दश दशत: परिमाणमस्य--दशन्‌ --त, श आदेश: 
नि० साध:)। सो की संख्या--निःस्वो वष्टि शर्त 
-शान्ति ० २।६, शतमेको5पि संधत्त प्रकारस्थों धन॒धर 
->पंच० १।२२९ ('शत' शब्द किसी भी लिंग के बहु 
बचनांत संज्ञा शब्दों के साथ एक वचन में ही प्रयक्त 
होता ह--शर्त नरा:, शर्तं गावः, या शर्तं गह्ाणि, इस 
दशा में यह संख्यावाचक विशेषण माना जाता ह, 
परन्तु कभी कभी द्विवचन तथा बहुवचन में भी प्रयक्त 
होता है - है शते, दश शतानि आदि । संब० के संज्ञा- 
शब्द के साथ भी प्रयक्‍त होता ह--गवां शतम,; 
समास के अन्त में यह अपरिवर्तित रूप में रह सकता 
हैं भव भर्ता शरच्छतम, या बदल कर 'शती' हो 
जाता हैँ यथा गोवधनाचाय॑ की कृति आर्यासप्तशती') 
2. कोई भी बड़ी संख्या | सम० - अक्षी |. रात्रि, 
2. दुगदिवी, अछ्भूः गाड़ी, छकड़ा विशेषतः यद्धरथ, 
“ नभनीकः बढ़ा आदमी,--अरम, आरम्‌ इन्द्र का 
वज्ञ, - आनकम द्मशान, क़बरिस्तान, आनन्‍्दः 
. ब्रह्मा. 2. विष्णु, क्रष्ण 3. विष्णु का वाहन 
गौतम और अहिल्या का पुत्र, जनकराज का कुल 
पुरोहित--उत्तर० १॥१६, - आयुस्‌ (वि०) सौ वर्ष 
तक जीवित रहने वाला या टिकने वाला, .. आवर्तः, 
“आव्तिन (पृं०) विष्ण, ईश सो के ऊपर 
शासन करने वाला, 2. सो गाँव का शासक - मन ० 
७।११५,--कुम्भ: एक पहाड़ का नाम (कहते हैं कि 
यहाँ पर सोना पाया जाता हैं ), --भम्‌ सोना,--हक्ृत्व: 
(अव्य०) सो गुणा, --कोदि (वि०) सो धार वाला, 


साँड 3. छोड़ा 
षपंड या 


( १००० ) 


(टिः) इन्द्र का वज्ञ, (स्त्री०) एक अरब या सौ 

करोड़ की संख्या,---कतुः इन्द्र का विशेषण--रघ्‌ ० 
२।३८, खण्डस सोना,-गु (वि०) सौ गायों का 
स्वामी,-- गुण, - गुणित (वि०) सौग॒णा बढ़ा हुआ 
“विक्रम० ३।२२, - ग्रन्थि: (स्त्री) दूर्वा घास,--ध्नी 
. एक प्रकार का शस्त्र जो अस्त्र को भांति प्रयक्त 
किया जाय (कुछ विद्वानों के मतानुसार यह एक 
प्रकार का राकेट हू, परन्तु दूसरों के मतानसार यह 
एक प्रकार का विशाल पत्थर हँ जिसमें लोहे की 
शलाकाएँ जड़ी हुई हूँ यह लम्बाई में 'चार ताल' हू 
--शैतध्नी च चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता, या, अय 
कण्टकसंछन्ना शतध्नी महती शिला )--रघ॒० १२॥९५ 
2. बिच्छू की मादा 3. गले का एक रोग - जिद्ध 
शिव का विशेषण,--तारका,--भिषज्‌,-भिषा (स्त्री०) 
सो तारिकाओं का पंज शतभिषा नामक नक्षत्र,---दला 
सफ़द गुलाब,-द्वः (स्त्री०)) पंजाब को एक नदी 


जिसका वतंमान नाम सतलज हं,--धामन्‌ (पुं०) 
विष्णु का विशेषण, - धार (वि०) सौ धारों वाला 
(-रम्‌ ) इन्द्र का वज्र,--धृतिः 4. इन्द्र का विशेषण, 
: 2, ब्रह्म का विशेषण 3. स्वगं,-पतन्र: . मोर 
2. सारस 3. खूट-बढ़ई पक्षी, 4. तोता या तोते की 
जाति, (त्रा) स्त्री (त्रम) कमल--आवृत्तवन्तशत- 
पत्रनिभ (आननम ) वहन्त्या--मा० १।२९, योनि 
ब्रह्मा का विशेषण,--कम्पेन मूध्नें: शतपत्रयोनि (सं भाव- 
यामास ) कु० ७।३६,--पत्रकः खुटबढ़ई,--पद, पाद 
(वि०) सो परों वाला,--पदी कानखजूरा,- पद्मम्‌ 
4., वह कमल जिसमें सो पंखड़ियाँ हों 2. श्वेत कमल 
>5पर्वन (पंं०) बॉस (स्त्री०) !. आशि्विन मास की 
परणिमा 2. दूर्वा घास 3. कट॒क का पोघा, 'ईशः शक्र 
ग्रह,--भीरुः (स्त्री०) अरबदेश की चम॑ली, -- मल, 
“भन्‍्यः . इन्द्र के विशेषण, कि० २।२३, भद्ठि 

१।५, कु० २।६४, रघु० ९।१३ 2. उल्ल, -मुख 
(वि०) 4. जिसके सो रास्ते हों 2. सौ द्वार या मंह 
वाला--विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात: शतम्‌ख 
“-भतृं० २।१०, (यहाँ शब्द का (१) अथ भी हूं! 
(-खम्‌) सौ रास्ते या द्वार, (-खी) ब॒हारी, झाड़ 

“मसला दूर्वा घास, दूबड़ा, --यज्क्त्‌ (पुं०) इन्द्र का 
विशेषण,--यष्टिकः सौ लड़ियों का हार, - रूपा ब्रह्मा 
की एक पुत्री (जो ब्रह्मा की पत्नी भी मानी जाती 
है, अपने पिता के साथ इस व्यभिचार के परिणाम 
स्वरूप उससे स्वायम्भव मन का जन्म हुआ ),--वर्षम 
सो बरस, शताब्दी, वेधिन (पुं०) एक प्रकार का 
खटमिठा शाक, चोका,--सहसत्रम . सौ हज़ार 2. कई 
हज़ार अर्थात्‌ एक बड़ी संख्या,-साहत्न (वि०) . सो 
हज़ार से युक्त 2. सौ हजार में मोल लिया हुआ 


-- हदा 4. बिजली, कु०७।३९, मृच्छ० ५॥४८ 
2. इन्द्र का वज्र । 

शतक (वि०) [शत--कन्‌ | . सौ 2. सौ से यक्‍्त,--कम्‌ 
. शताब्दी 2. सौ इलोकों का संग्रह जसा कि नीति 
वराग्य” और श्वृज्ञार”, अर्थात्‌ नीति आदि विषयक 
सी इलोकों का संग्रह। 

शततम (वि०) (स्त्री०-मी) [शत--तमप्‌] सोवाँ । 

शतघा (अव्य०) |[शत--धाच्‌] 4. सो तरह से 2. सो 

भागों में या सो टुकड़ों में 3. सौगना । 

दतशस (अव्य०) [शत-+-शस | . सौ सो करके 2. सो 
बार - शतशः शपे--प्रबो ० ३, मन्‌ु० १२।५८ सौगृना 
3. सो तरह से, विविध प्रकार से, नाना प्रकार से 
->-भग० ११॥५। 

शतिक (वि०) (स्त्री० - की), शत्य (वि०) [शत--ठन्‌ 
यत्‌ वा] 4. सो से यक्‍कत-याज्ञ ० २।२०८ 2. सो से 
सम्बन्ध रखने वाला 3, सौ से प्रभावित 4. सौ में 
मोल लिया हुआ 5. सौ से बदला किया हुआ 6. प्रति- 
शत शुल्क या ब्याज देने वाला 7. सो का सूचक । 

शतिन (वि०) [शत-+इनि | . सोगणा 2. असंख्य-पुं ० 
सो का स्वामी निःस्वो वष्टि शर्त शती दशशतं 
 शान्ति० २।६, पंच० ५॥८२ । 

शत्रिः [शद--त्रिप | हाथी । 


शत्रः [शद--त्रन] 4. परास्त करने वाला, विनाशक 
विजेता 2. दुश्मन, वरी, प्रतिपक्षी--क्षमा श्षत्रौ च 
मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌--सुभा ० 3. राजनीतिक 
प्रतिद्वन्द्री, पड़ोस का प्रतिद्वन्द्ती राजा। सम०--उप- 
जापः दुश्मन की गपच॒प कानाफूसी, शत्रु का विश्वा- 
सघाती प्रस्ताव, - क्षण, - दसन, --निबहेण (वि०) 
शत्र का दमन करने वाला, शैत्र को जीतने वाला या 
शत्र को नष्ट करने वाला,--ध्नः “शत्रुओं को नष्ट 
करन वाला सुमित्रा का पुत्र होने के कारण लक्ष्मण 
का यमलभ्राता, राम का भाई। इसने लवण 
नामक राक्षस का वध किया, मथरा को बसाया। 
सुबाहु और बहुश्र॒त नाम के इसके दो पुत्र थे--दे० 
रघ० १५,--पक्षः . शत्र का पक्ष या दल 2. प्रति- 
पक्षो, विरोधी, विनाशनः शिव का विशेषण,-- हत्या 
शत्र की हत्या,--हन (वि० ) शत्र का वध क रने वाला । 

शत्रऊजयः [शत्र --जि--- खच्‌, मम |] . हाथी 2. एक पहाड़ 
का नाम, गिरनार पव॑त । 

दत्रन्तपः (वि०) [शत्र --तप्‌--खच्‌, मम | अपन॑ शत्र को 
परास्त करने वाला या नष्ट करने वाला । 

शत्वरी (स्त्री०) रात । 

दद्‌ | (भ्वा० पर० (परन्तु सावंधातुक लकारों में आ० ) 
“जौयते, शन्न ) . पतन होना, नष्ट होना, मुर्झाना, 
कुम्हलाना 2. जाना-प्रेर० (शादयति-ते ) . पहुँचाना, 


( १००९ ) 


ठलना 2. शातयति-ते (क) गिराना, नीचे फेंक देना, 
१५।२४ (ख) वध 


काट डालना शि० १४।८०, 
करना, नष्ट करना । 
॥ (म्वा० पर० शदति) जाना (प्रायः “आ' पूव॑क) । 
शवः [शद--अच | खाद्य, शाकभाजी (फल मल आदि) 
शद्रि: [शद्‌--क्रिन] 4. हाथी 2. बादरू 3. अर्जुन, -द्वि 
(स्त्री० ) बिजली । 

शद्रः ( वि० ) [शद्‌--रु) !. जाने वाला, 
2, पतनशील, नश्वर, क्षय होने वाला । 

शनक: (अव्य०) [शंन:-+अकच | शने: शनः दे० शनेः । 

शनिः [शो-|-अनि किच्च |] . शनिग्रह (सूर्य का पुत्र, जो 
काले रंग का या काले बच्त्रों से सज्जित बतलाया 
गया है) 2. शनिवार 3. शिव । सम० -जम काली 
भिच,-- प्रदोष: शिव की (सांध्यकालीन ) पूजा जो 
शुक्लपक्ष को त्रयोदशी को शनिवार आ पड़ने पर 
की जाती हं,--प्रियसम नीलमर्माण, - वारः.--वासरः 
शनिवार का दिन । 

श्नंस (अठ्4०) | शण-डस, पृषो ० नुक ] !. आहिस्ता 
से, धीमे, चुपचाप 2. यथाक्रम क्रमशः, थोड़ा थोड़ा 
करके धर्म-स ज्चिनयाच्छने:-कु ० ३३५९, मन ०३॥२१७ 

उत्तरोत्तर, उपयक्त क्रम में मन० ११५, 

!. मृदुता से, नरमी से 5. सुस्ती के साथ, आलस्य- 
पृवेक शनः शनः आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता । 
सम०--चर (वि०) शनः शनेः घूमने वाला या 
चलने वाला--शनचरासम्यां पादार्म्यां रेजे ग्रहमयीव 
सा-भत्‌ ० ११७, (यहाँ इसका अर्थ 'शनि' भी 
है) (--र:) शनिग्रह । 

शन्‍तनः | श मगलात्मका तनयस्य--ब० स० | एक 
चन्द्रबंगी राजा जिसन गंगा व सत्यवती से विवाह 
किया । गंगा का पुत्र भीष्म था, तथा सत्यवती 
के चित्रांग और विचित्रवीय नामक दो पुत्र हुए । 
भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी रहा, तथा इसके छोटे भाई 
निस्सन्‍्तान स्‍्वग सिधारे, तु० भीष्म । 


गतिशोल 


शप्‌ (भ्वा०, दिवा० उभ० शबति ते, शप्यति ते, 
शप्त) 7. अभिशाप देना, कौसना अशपद्भध व 
मानषीति ताम--रघ० ८।८०, सोपभत परासुरथ 


भूमिपति शशाप (वृद्ध) ९७८, १।७७ 2. शपथ 
लेना, कसम उठाना, शपथपूवक प्रतिज्ञा करना, सौ- 
गंध खाना (प्रायः प्रतिज्ञात मे संप्र ० तथा प्रतिज्ञाता 
के लिए करण० प्रयकक्‍्त होता है )-भ रतेनात्मना चाह 
शपे ते मन॒जाधिप। यथा नान्यन तुष्यंयमृते राम- 
थधिवासनात॒ राम०, कमेरहित प्रयोग होने पर 
शपथवस्तु मं करण० तथा जिसके द्वारा शपथ को 
जाय उशमं संप्र ० प्रयकक्‍त होता है - सत्य शपामि ते 
पादपंकजस्पर्शन-का ०, घट ० २२, अशप्त निदक्वन॑वानोसौ 


१२६ 


सीताय स्मरमोहितः भट्टि० ८७४, ३३, कभी कभी 

'शप्‌' का सजातीय कर्म के अनसार प्रयोग होता 

है - सहखशोञसो शपथानशप्यत--भटद्गि ० ३॥३२ 3 

कलंकित करना, धमकाना, बरा-भला कहना, गालो 

देना (संप्र० के साथ या स्वतंत्रहूप से )-द्विषद्म्यइचा- 

शपंस्तथा - भट॒टि० ?७छ।एँं, प्रतिवाचमदत्त केशव 

शपानाय न चेदिमूभजे शि० ४२५,-प्रेर० 

(शापयति ते) शपथद्वारा बाँध लेता, शपथपूवक प्रतिज्ञा 

करना--शापितो5सि गोन्राह्मणकाम्यया मृच्छ० ३ 

मा० ८। 

शपः [ शप्‌--अच्‌ | 
2, शपथ, सोगन्ध । 

शपथः [ शप्‌-+- अथन्‌ | . कोसना 2. अभिज्ञाप, आक्रोश, 
फ्‌टकारा 3. सौगनन्‍्ध, कसम खाना, शपथ लेना या 
दिलवाना, शपथोक्ति--अआमोदो न हि कस्तूर्या: 
शपथेनानभाव्यते--भामि ० १।१२०, मनु० ८।१०९ 
4. शपथपूवक अनुरोध, सोगन्ध से बांघना--मा ० ३॥२। 

शपनम्‌ | शप्‌-+ल्यट ] दे० 'शपथ' । 

शप्त (भू० क० कृ०) [ शप्‌+कक्‍त ] . अभिशप्त 2 
जिसने सौगन्ध खाली हैँ 3. बुरा भला कहा गया 
दुवंचन कहा गया (दे० शप ) । 

शफ:ः, -:फसम [ शप्‌-अच पषो० पस्य फः: | ॥/. सुम 
2. वक्ष को जड़ । 

शफरः (स्त्री० री) [शफ राति--रा--क ] एक 
प्रकार की छोटी चमकीलो मछलो--मोघीकतु 
चटलशफरोद्वतनप्रेक्षितानि-- मेघ ० ४०, शि० ८।॥२४। 
कु० ४)३९। सम ०-अधिपः 'इलोश नामक मछली । 


शब (व) रः [ शव--अरन ] 7. पहाड़ी, असम्य, भील 
जंगली-- राजन गंजड्जाफलानां स्रज इति शबरा नव 
हार हरन्ति -काव्य ० १० 2. शिव 3. हाथ 4. जल 
5. एक शास्त्र विशेष या धामिक पुस्तक 6. मीमांसा 
के प्रसिद्ध भाष्यार, री . भोलनो 2. राम की 
अनन्य भवत एक भीलनी । सम० आहलरूयः जंगली, 
पहाड़ियों और भीलों का निवासस्थान,--लो छ्र जंगली 
लोप्ा का वक्ष । 


. अभिशाप, सरापना, कोसना 


शब (व) लू (वि०) [ शप्‌+-अल, वश्च ] . धब्वेदार 
रंग-बिरंगा, चिंतकबरा--रघ्‌ृ० ५४४, १३।५६, 
महावीर० ७।२६ 2. नानारूप, अनेक भागों में 


विभकक्‍त, लः नाताप्रकार का रंग,-- ला, -- छी« 
. धब्ब्रेदार या चितकबरी गाय 2. कामधेनु,--लम्‌ 
पानी । 


शब्द (चुरा० उभ० शब्दयति-ते, शब्दित ) 4. ध्वनि करना 
शोर मचाना 2. बोलना, बलाना, आवाज़ देना 
>-विवतमदकरात्रः शब्दयन्ता वयोभि: परिपतति 
दिवो5ड्ूू हेलया बालसय:--शि० ११॥४७ 3, नाम 


( १००२ ] 


लेना, पुकारना --अत एवं सागरिकेति शब्यते -- रत्न ० 
४, अभि-, नाम रखन।, प्र - , व्याख्या करना, सम्‌ - , 
बूलाना । 

दइब्दः [ शब्द--घछा | ॥. ध्वनि [श्रोत्रीन्द्रिय का विषय 
आकाशगुण, - रघू० १३।१ <. आवाज़, कलरव 
(पक्षियों का या मनुध्यादिकों का), कोलाहल,--- वि- 
श्वासोपगमाद्भिन्ञगतयः शब्द सहन्ते मृगा:- श० 
११४, भग० ११३, श० ३।१, मनु० ४॥११३, कु० 
?।४५, 3. बाज की आवाज़ बवाद्यशब्द: पंच० 
२।२४, कु० १।४५ 4. वचन, ध्वनि, साथक ध्वनि, 
शब्द ( परिभाषा के लिए दे० महाभाष्य की प्रस्तावभा) 
--एक: शब्द: सम्यगघीत: सम्यक प्रयक्त: स्वग लोके 
कामघग्भवति, इसी प्रकार 'शब्दार्था' 5. विकारीशब्द 
संज्ञा, प्रातिपदिक 6. उपाधि, विशेषण--यस्याथयकक्‍्त॑ 
गिरिराजशब्दं कुवेन्ति बालव्यजनश्चमर्य:-कु ० ११३, 
श० २॥१४, नृपेण चक्र यवराजशब्दभाक्‌ रघृ० 


२३।२५, २।५३, ६४, २।४९, ५।२२, १८।४१, विक्रम० 
१।१ 7. नाम, केवल नाम जेंसा कि 'शब्दपति' में 
8. शाब्दिक प्रामाणिकता (नंयायिकों के द्वारा 'शब्द 
प्रमाण' माना जाता ह)। सम० अतोत (वि०) 
शब्दों की शक्ति से परे, अमिवंचनीय,-- अधिष्ठानम्‌ 
कान, - अध्याहारः (शब्दन्यूतता को पूरा करन के 
लिए ) शब्दपूरति,-अनुशासनम्‌ राब्दों का शास्त्र अर्थात्‌ 
व्याकरण, - अर्थ: शब्द के अर्थ (था-द्वि ० व०) शब्द 
ओर उसका अर्थ अदोषौ शब्दाथा--काव्य ० १, 
“अलऊुरः वह अलड्भार जो अपने शब्द सौन्दयं 
पर निर्मेर करता हें, तथा जब उसी अर्थ को प्रकट 
करने वाला दूसरा शब्द रख दिया जाता हं ती उसका 
सौन्दय लुप्त हो जाता हूं (विप० अर्थालड्भरार) उदा० 
दे० काव्य० ९, - आर्येय (वि०) शब्दों में भेजा 
जाने वाला *समाचार -मेघ० १०३ (यम) मोखिक 
या शाब्दिक सन्देश, - आडबम्बरः वाग्जाल, वाकप्रपंच 
शब्दाधिक्य, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द, आदि (वि०) 


शब्द! से आरम्भ होने वाले (ज्ञान के विषय ) --- रघ० 
१०।२५, - कोशः अभिषान, दब्दसंग्रह, - गत (वि०) 
शब्द के अन्दर रहने वाला, ग्रहः . शब्द पकड़ना 
2. कान, - चातुर्येस शलो की निपुणता, वाकपटता 
>चित्रम कविता की अन्तिम श्रेणी के दो उपभेदों 
« में से एक (अवर या अधम) (इस प्रकार के काव्य 
में सौन्दर्य उन डाब्दों के प्रयोग में ह जो कण्णंमघ्र 
होते हैं, चित्र" के अन्तर्गत दिया हुआ उदाहरण 
देखो ), - चोरः 'शब्दचोर' साहित्यचोर, तन्मात्रम 
ध्वनि का सक्ष्म तत््व,--पतिः नाममात्र स्वामी, नाम 
का प्रभू-नन शब्दपति: क्षितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना 


रति:--रघु० ८५२, - पातिन्‌ (वि०) शब्द सुन कर | 


ही अदृश्य निशाना लगाने वाला, शब्दवेधी, निशाना 
लगाने वाला---रघ ० ९।७३, - प्रमाणम शाब्दिक या 
मौखिक प्रमाण, बोधः मौखिक साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान 
ब्रह्मनन (नप०) . वेद 2. शब्दों में निहित आ- 
ध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा या परमात्मसघ्बन्धी ज्ञान 
उत्तर० २७ २० 3. शब्द का गण, 'स्फोट 
भदिन (वि०) शब्दवेधी निशान लगाने वाला 
(पु०) . अजंन का विशेषण 2. ग॒ृदा 3. एक प्रकार 
का बाण, योनिः (स्त्री०) धातु, मूल शब्द,--विद्या, 
 शासनम्‌, - शास्त्रम्‌ शब्दशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण 
-अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रमू-पंच० १,शि० २।११२, 
१४॥२४, - विरोधः (शास्त्र में) शब्दों का विरोध, 
- विशेषः ध्वलि का एक भेद,--वत्तिः (स्त्री०) 
साहित्य शास्त्र मे शब्द का प्रयोग, . वेधिन (वि०) 
ध्वनि सुतकर ही शब्दवेघी निश्यञाना लगाने वाला 
-> दे० 'शब्दपातिन' (पुं०) ।. अर्जन का विशेषण 
2. एक प्रकार का बाण,-- शक्तिः (स्त्री०) शब्द की 


अभिव्यञ्जक शक्ति, शब्द की साथ्थंकता--दे० शक्ति, 

श्ठिः ( ) . शब्दों की पवित्रता 2. शब्दों 
का शद्ध प्रयोग,-इलैषः शब्दों म॑ अनेकाथता, द्वथर्थकता 
(यह अलड्भार “अथंश्लेष। से इसलिए भिन्न हे कि 
इसके संघटक शब्दों को हटाकर समानार्थंक शब्दों 
को रख देने मात्र से श्लिष्टता नष्ट हो जाती हैं, 
जबकि अथंरलेष अपरिवर्तित ही रहता हें - शब्द- 
परिवत्ति सहत्वमर्थ र्लेष:),-संग्रहः शब्दको श, शब्दावली 

सौष्ठवम शब्दों का लालित्य, ललित और प्राज्जल 
शेली सोकयम्‌ अभिव्यक्ति की सरलता । 


शब्दन (वि० ) [शब्द --ल्यूट्‌] .शब्द करनवाला, ध्वननशील 
तम्‌ ध्वनन, कोलाहल करनमसा, शब्द करना 2. 

आवाज, कोलाहल 3. पुकारना, ब॒लाना 4. नाम 
लेना । 

शब्दायते (नामधातु आ०) ॥. कोलाहल करना, शोर 
करना -शब्दायन्ते मध्रमनिलें: कीचका: पुूयमाणा: 
-- मेघ० ५६ 2. कऋ्रन्‍दन करना, दहाड़ना, चिल्लाना, 
चीं चों करना भट्ठटि० ५१५२, १७।९१ 3. बलाना, 
पुकारना-- एते हस्तिनापुरगामिन ऋषय: शब्दायन्ते 
>“श० ४, म॒द्रा० १, मच्छ० १, वेणी० ३। 

शब्दित (भू० क० कृ०) [शब्द--क्त] 7. ध्वनित, आवाज 
निकाली गई, (वाद्ययंत्रादक) बजाया गया 2. कहा 
गया, उच्चारण किया गया 3. बुलाया गया, पुकारा 
गया /. नाम रक्‍खा गया, अभिहित । 

शसम (अव्य०) [शम्‌--क्विप्‌ | कल्याण, आनन्द, समद्धि 
स्वास्थ्य को द्योतन करन वाला अव्यय, आशीर्वाद 
या मंगल कामना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त (संप्र० 
या संबं० के साथ) शं देवदत्ताय--देवदत्तस्य वा, 


( (१००३ ) 


(आधुनिक पत्रों में शुभ समाप्तिसूचक प्रयोग--इति 
शम्‌) | सम०--कर दे० धातु के नीचे, --ताति 
(वि०) आनन्द प्रदान करने वाला, मंगलमय, शुभ 
“पाकः 4. लाख, महावर, छाल रंग 2. पकाना, 
परिपक्व करना,--भु दे० धातु के नीचे । 
शसम्‌ ! (दिवा० पर० शाम्यन्ति, शान्‍्त) 4. शान्‍्त होना, 
चुप होना, संतुष्ट होना, प्रसन्‍न होना --शाम्यंत्प्रत्यप- 
कारेण नोपकारेण दुर्जेन: -कु० २।४०, रघृ० ७।३, 
 शान्तो लवः--उत्तर ० ६॥७ 2.थमना, ठह रना, समाप्त 
होना--चिन्ता शशाम सकला5पि सरोरुह्मणाम्‌ 
“भामि० ३।७, न जातु कामः कामानामपभोगेन 
शाम्यति -- मनु० २।९४, 'सन्तुष्ट नहीं होता 3. 
शांत होना, बुशझना--शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्ति: 
रघु०--२। १४, उत्तर ० ५।७ 4. काम तमाम करना, 
नष्ट करना, मार डालना (इसी अर्थ में क्रया० भी) 
“प्रेर० (शमयति-ते, परन्तु देखना अर्थ में 'शामयति 
- ते दे० हम्‌ 7) ॥. प्रसन्‍न करना, उपशमन 
करना, शान्‍्त करना, घीरज देना, सांत्वना देना, 
ढाढ्स बंधाना --कः शीतले: शमयिता वचनैस्तवाधिम्‌ 


>भामि० ३।१, श० ५५७ 2. अन्त करना, रोकना 
कु० २५६ 3. हटाना, परे करना--प्रतिक्ल 
देव शमयितुम्‌ -श० १ <4. दमन करना, पालतू 
बनाना, हराना, छीनना, परास्त करना - हामयति 
गजानन्यान्‌ गन्धद्विप: कलभो5पि सन्‌ू-विक्रम० ५।१८, 
रघु० ९।१२, ११।५९ 5. मार डालना, नष्ट करना, 
वध करना--वेणी ० ५।५ 6. शानन्‍्त करना, बुझाना 

मेघ० ५३, हि० १।८८ 7. त्याग देना, रुकना, 
थमना, उप--, 4. शान्त करना--भट्ठटि० २०५ 
“2. थमना, ठहरना, बुझना 3. हट जाना, बोलना 
बन्द होना 4. परे रहना, ब॒झ जाना,--प्रशान्तं पावका- 
सत्रम्‌ -उत्तर० ६ 5. मुूर्माना, कुम्हलाना (प्रेर०) 
. सांत्वना देना, प्रसन्‍न करना, शान्‍्त करना,--मनु ० 
“८।३९१ 2. दूर करना, बुझाना, शीतल करना, दबा 
देना--त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवम-- मेघ०._ १७ 
3. हटाना, अन्त करना--तम्‌ (अपचारं) अन्विष्य॑ 
प्रशभयेत्‌ू--रघु० १५।४७ 4. जीतना, परास्त करना, 
वशीभूत करना--मृच्छ० १०।६० 5. प्रतिष्ठित 


होना, समंजन करना, स्वस्थचित्त होना - प्रशमयसि 
विवादं कल्पसे रक्षणाय--श० ५८, सम्‌--, !. शान्त 
करना 2. निराकृत होना, बुझना, लुप्त होना-सत्त्वं 
संशाम्यतीव मे --भट्ठि ० १८।२८ 3. हट जाना । 

॥ (चुरा० उभ० शामयति-ते) . देखना, निगाह 
डालना, निरीक्षण करना 2. बतलाना, प्रदर्शन करना, 
नि-, . देखना, अवलोकन करना 2. सुनना, कान 
देना - निशामय प्रियमखि--मा० ७। 


शमः [ शम्‌--घज्म ] . मूृकता, शान्ति, घेय 2. विश्राम, 
ठहराव, आराम, निवत्ति 3. वासनाओं पर प्रतिबन्ध 
या अभाव, मानसिक शान्ति, विरक्ति--शम रतेह्मर-. 
तेजसि पाथिवे -रघ्‌ ० ९४ कि० १०।१०, १६।४८, 
शि० २।९४ श० २।७, भग० १०।४ 4. निराकरण, 
लघृकरण, उन्नयन, सनन्‍्तोषीकरण, (शोक, प्यास, 
भूख आदि का) प्रशमन--शमम्‌पयातु ममापि चित्त- 
दाहः- उत्तर० ६।८, शममेष्यति मम शोकः कथ॑ 
तनु वत्से श० ४॥२० 5. शान्ति, जेसा कि 'शमोप- 
न्यास वेणी० ५ 6. (संसार की समस्त श्रान्तिमों व 
आसक्तियों से) मोक्ष 7. हाथ। सम० - अन्तकः 
कामदेव (मानसिक शान्ति को नष्ट करने वाला), 
--पर (वि०) शान्त, मूक, बिषयविरागी।। 

शमथ: | शम्‌--अथच | व. शान्ति, स्थिरता, विशेषतः 


मानसिक शान्ति, आवेशाभाव 2. परामशंदाता, 
मन्त्री । 


शमन (वि०) (स्त्री०--नी) [ शम्‌--णिच्‌-+ल्यूट | 
शमन करने वाला, दमन करने वाला, वशीभूत करने 
वाला आदि,--नम्‌ ॥. प्रसन्‍न करना, निराकरण 
करना, ढाढ्स बंधाना जीतना, उन्नयन करना 
2. स्थयं, शान्ति 3. अन्त, ठहराव, समाप्ति, विनाश 
4. चोट पहुंचाना, घायल करना 5. यज्ञ के लिए पशुवध 
करना, पशुमेघ 6. निगल जाना, चबाना,--नः 4. एक 
प्रकार का हरिण, बारहसिंगा 2. मृत्य का देवता, 
यम | सम० - स्वभू (स्त्री०) 'यमस्वसा' यमुना 
नदी का विशेषण । 

शमनी [ शमन-+डीप्‌ू |] रात। सम० -- सदः (षदः) 
राक्षस, पिशाच, भूत-प्रेत । 

शमलम्‌ | शम्‌-कलच ] 4. मल, लीद, विष्ठा 2. अप- 
वित्रता, गाद, तलौंछ 3. पाप, नतिक मलिनता । 


शसित (भू० क० कृ०) | शम्‌-+णिच्‌--कक्‍्त | . प्रसन्न 
किया गया, निराक्ंत, ढाढ्स बंधाया गया, शान्त 
2. धीमा किया गया, चिकित्सा की गई, भारविमुक्त 
किया गया 3. विश्राम दिया गया 4. शानन्‍्त, सौम्य 
परिमित किया गया, मद किया गया । 

शमिन्‌ (वि०) [ शम--इनि ] . सौम्य, शान्‍्त, प्रशान्त 
2. जिसने अपने आवेशों का दमन कर लिया हैं, 
आत्मनियत्रित - भट्टि० ७५। 

शमी (शसि) [ शम्‌--इन्‌, डीसू वा ] . एक वक्ष (कहा 
जाता है कि इसमें आग रहती है )- अग्निगर्भा शमी- 
मिव _श० ४)२, मनु० ८।२४७, याज्ञ० १।३०२, 
2. फली, छीमी, सेम । सम० --गर्भ: 4. अग्नि का 
विशेषण 2. ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, - धान्यम 
फलियों में उत्पन्न या दाल आदि, द्विदलीय अन्न | 

शम्पा [ रम-पा-+क ] बिजली । 


( १००४ ) 


शम्ब्‌  (भ्वा० पर० शम्बति) जाना, हिलना-जुलना । 
॥ (चुरा० पर० शम्बयति) संचय करना, ढेर 
लगाना । 

दम्ब (व) | शम्बू--अच्‌ | 4. प्रसन्न, भाग्यशाली 
2. बेचारा, अभागा,- बः (. इन्द्र का वजत्न 2. मूसली 
का लोहे का बना सिर 3. लोहे की जज्जीर जो कमर 
के चारों ओर पहनी जाय 4. नियमित छूप से हल 
चलाना 5. ज॒ते हुए खेत में हल चलाना (शंबाकू 
दोबारा हल चलाना ) । 

शम्बरः [ शम्ब्‌+-अरच ] . एक राक्षस का नाम जिसे 
प्रद्यम्न ने मार मिराया था 2. पहाड़ 3. एक प्रकार 
का हरिण 4. एक प्रकार की मछली 5. युद्ध,--रम्‌ 
4, जल 2. बादल 3. दौलत 4. संस्कार या कोई 
घामिक अनुष्ठान । सम०-अरिः, सुदनः प्रद्युम्त या 
कामदेव के विशेषण, असुरः शंबर नामक राक्षस । 


 शम्बरी | शम्बर-+डीष ] . माया, जादू 2. स्त्री जादू- 
गरनी । 

शम्बल:,--लम | शम्ब्‌ू+-कलच्‌ ] 4. तट, किनारा 
2. पाथेय, मार्गव्यय, राहख्च 3. स्पर्धा, ईर्ष्या । 

दाम्बली | शम्बल-+-डीष | कुटनी । 

शम्बः, शम्बुक:, शम्बंक्‍्कः | शम्बू-उण्‌, शम्बु--कन्‌ | 
द्विकोषीय घोंघा । 

इम्बकः [ शम्ब्‌ू+-ऊकः | . द्विकोषीय घोंधा 2. शंख 
3. घोंधा 4. हाथी कौ संड़ की नोक 5. एक शूद्र (इसे 
राम ने उसकी जाति के लिए वर्जित साधना का अभ्यास 
करने के कारण मार डाला था, दे० उत्तर० २, तथा 
रघु० १५ । 

शम्भ: [| शम्‌--भ | !. प्रसन्न मनुष्य 2. इन्द्र का वज्ञ | 

शम्भली | शम्भल--डीप | दूती, कुटनी । क्‍ 

दम्भ (वि०) | शम्‌-भू+डु] आनन्द देने वाला, 
समद्धि प्रदान करने वाला-भुः !. शिव 2. ब्रह्मा 
3, ऋषि, श्रद्धेय पुदष 4. एक प्रकार का सिद्ध । 
सम० - तनयः - नन्‍्दनः,--सुतः कारतिकेय या गण्णश 
के विशेषण, - प्रिया . दुर्गा 2. आमल को,-वल्लभम्‌ 
इवेत कमल । 

शम्या | शम--यत्‌+टाप्‌ |] . लकड़ी की छड़ी या थूणी 
2. डंडा 3. जूए की कील, सिलम “2. एक प्रकार को 
झाँस 5. यज्ञीय पात्र । 

शय (वि०) (स्त्री०--ग्रा, यो) [शी-+अच्‌ | लेटने 
वाला, सोने वाला, (प्रायः समास के अन्त में) 
-रात्रिजागरपरो दिवाशय:-रघु ० १९।३४, इसी प्रकार 
उत्तानशय, पाश्वंशय, वक्षेशय, विलेशय आदि,-- यः 
. नींद 2. बिस्तरा, शय्या 3. हाथ 4. साँप विशेषतः 
अजगर 5. दुवेचन, कोसना, अभिशाप ॥ 

शयण्ड (वि०) | शी--अण्डन्‌ ] निद्रालु, सोने वाला । 


दशयथ (वि०) [ शी--अथच्‌ | निद्राल, सोया हुआ,--थः 
. मृत्यु 2. एक प्रकार का साँप, अजगर 3. मछली । 

शयनम [ शी-ल्यूट्‌ ] . सोना, निद्रा, लेटना 2. बिस्तरा, 
शय्या -- शयनस्थोी न भूञज्जीत मनु० ४॥७४, रघु० 
रघ ० १॥९५ विक्रम० रे। १० 3. मंथन, संभोग । सम ० 
- अ (आ) गारः,- रम्‌ू,-गृहम्‌ शयनकक्ष, सोने 
का कमरा,-- एकादक्की आषाढ़ शुक्ला एकादशी (इस 
दिन विष्ण भगवान्‌ चार मास तक विश्राम के लिए 
लेट जाते हैं) ,--सखी एक शय्या पर साथ सोने वाली 
सहेली - स्थानम्‌ सोने का कमरा, शयनकक्ष । 

शयनीयम्‌ | शी--अनीयर ] बिस्तरा, शय्या,-प रिशृन्य 
शयनीयमद्य मे - रघु० ८।६६ कानन्‍्तासखस्य शेयनीय 
शिलातल ते---उत्त र ० ३।२१ (इसी अर्थ में शयनीय- 
कम्‌ ) । 

शयानकः [ शी--शानच्‌+कन्‌ |] !. गिरगिट 2. एक 
साँप, अजगर । 

दायाल (वि०) [शी-+-आलूच्‌ | निद्रालु, तन्द्रालु, 
आलसी शि० २।८०,- हूः . एक प्रकार का 
साँप, अजगर 2. कुत्ता 3. गीदड़ । 

शयित ( भू० क० कृ० ) | शी कतंरि क्‍त । 4. सोने वाला प 
विश्रान्त, स॒ुप्त 2. लेटा हुआ । 

शयः | शी-+-उ | बड़ा साँप, अजगर । 

शय्या [ शी आधारे क्‍्यपू-+टठाप्‌ ] . बिस्तरा, बिछौना 
>-शय्या भूमितलम्‌ू--शान्ति० ४॥९, मही ' रम्या 
शय्या भतं० ३॥७९, रघु० ५।६६ 2. बाँघना, नत्थी 
करना । सम० - अध्यक्ष, --पालः राजा के शयन- 
कक्ष का अधघीक्षक,--उत्सड्भरः पलंग का एक पाशवं, 
-गत (वि०) . पलंग पर लेटा हुआ 2. रोगी, 

गहम्‌ शयन-कक्ष, रघु० १६।४। 

शरः [ शु+-अच | . बाण, तीर--क्व च निशितनिपाता 
वज्जसारा: शरास्ते श० १।॥१० 2. एक भ्रकार का 
सफेद सरकंडा या घास--श रकाण्डपाण्डुगण्डस्थला 
>-मालवि० ३।८, मुखेन सीता शरपाण्डुरेण रघु० 
१४॥२६, शि० ११।३० 3. कुछ जमे हुए दूध को 
मलाई, मलाई 4. चोट, क्षति, घाव £. पाँच को 
संख्या, रस पानी। सम० अग्रद्मः बढ़िया तीर, 
-- अभम्यासः तीरंदाजी,-- असनम्‌,--आस्यम्‌ धनुष, 
कमान - रघु० ३॥५२, कु० ३।६४, आक्षेपः .तौरों 
की वर्षा,--आरोप,- आवापः घनुष,-आश्रयः तरकस, 
-आहत (वि०)जिसके तीर छगा हो,--ईषिका बाण, 

दृष्ट: आम का वक्ष, ओघः बाणों का समूह, 

बाणवर्षा--काण्ड: . नरकुल की डंडी 2. वाण को 
लकड़ी, . घात: बाण से लक्ष्यवेध करना, तीरंदाजी, 
- जम ताजा मक्खन,--जन्मन्‌ (पुं०) कातिकेय का 
विशेषण-रघ ० ३।२८,-जालम्‌ ,बाणों का समूह या ढेर 


कं यु १ आय ० दा मी हु मु | हुए १” लग 


( १७००४ ) 


दाम्ब्‌ । (म्वा० पर० शम्बति) जाना, हिलना-जुलना । 
7] (चुरा० पर० शम्बयति) संचय करना, ढेर 
लगाना । 

शम्ब (व) [ शम्ब--अच्‌ ] 4. प्रसन्न, भाग्यशाली 
2. बेचारा, अभागा,- ब: . इन्द्र का वज्ध 2मूसली 
का लोहे का बना सिर 3. लोहे की जज्जीर जो कमर 
के चारों ओर पहनी जाय 4. नियमित रूप से हल 
चलाना 5. जूते हुए खंत में हल चलाना (शंबाकृ 
दोबारा हल चलाना ) । 

दम्बरः: | शम्ब+-अरच | ॥. एक राक्षस का नाम जिसे 
प्रद्यस्न ने मार मिराया था 2. पहाड़ 3. एक प्रकार 
का हरिण 4. एक प्रकार की मछली 5. युद्ध,--रम 
], जल 2. बादल 3. दौलत 4. संस्कार या कोई 
घामिक अनुष्ठान । सम०-अभरि:, सुदन: प्रद्यम्न या 
कामदेव के विशेषण, असुरः शंबर नामक राक्षस । 


शम्बरी | शम्बर--डीष ] . माया, जादू 2. स्त्री जादू- 
गरनी । 
शम्बलः,---लम | शम्ब--कलच्‌ | 4. तट, किनारा 
2. पाथय, मार्गब्यय, राहखे 3. स्पर्धा, ईर्ष्या । 
शम्बली | शम्बल--डीष | कुटनी । 
शम्बुट, शम्बुक:, शम्बक्क:ः | शम्ब--उण्‌ 
द्विकोषीय घोंघा । 
शम्बक: [| शम्ब-- ऊकः | 7. द्विकोषीय घोंघा 2. शंख 
3. घोंधा 4. हाथी कौ संड़ की नोक 5. एक शूद्र (इसे 
राम ने उसकी जाति के लिए वर्जित साधना का अम्यास 
करने के कारण मार डाला था, दे० उत्तर० २, तथा 
रघ० १५ । 
शम्भः [ शम्‌+भ | . प्रसन्न मनष्य 2. इन्द्र का वज्नर । 
शम्भली | शम्भल +डीप | दूती, कुटनी । 
शम्भु (वि०) | शम्‌+भू+ड ] आनन्द देने वाला 
समद्धि प्रदात करने वाला--भः . शिव 2. ब्रह्मा 
3. ऋषि, श्रद्ध॑य पुरंष 4. एक प्रकार का सिद्ध । 
सम० - तनय: - नन्दनः,--सुतः कातिकेय या गणेश 
के विशेषण, - प्रिया . दुर्गा 2. आमल की,-बल्लभम्‌ 
दवेत कमल । 
इम्या [| शम-+यत्‌-+टाप ] . लकड़ी की छड़ी या थणी 
2. डंडा 3. जृूए की कील, सिलम 2“. एक प्रकार की 
झाँस 5. यज्ञीय पात्र । 
शय (वथि०) (स्त्री०-या, यी) [शी+अच ] लेटने 
वाला, सोने वाला, (प्रायः समास के अन्त में) 
-रात्रिजागरपरो दिवाशय:-रघ ० १९।३४, इसी प्रकार 
उत्तानशय, पाइ्वशय, वक्षेशय, विलेशय आदि,--य 
. नींद 2. बिस्तरा, शय्या 3. हाथ 4. साँप विशेषत 
अजगर 5. दुवेंचन, कोसना, अभिशाप । 
शयण्ड (वि०) [ शी--अण्डन्‌ ] निद्राल, सोने वाला । 


शम्बु +कन्‌ ] 


शयथ (वि०) [ शी+अथच्‌ | निद्राल, सोया हुआ,--थ 
. मृत्य 2. एक प्रकार का साँप, अजगर 3. मछली । 

शयनम्‌ | शी+ल्यट |] 4. सोना, निद्रा, लेटना 2. बिस्तरा 
शय्या -- शयनस्थोी न भूज्जीत मनु० ४।७४, रघु० 
रघु० १।९५ विक्रम० ३।१० 3. मंथन, संभोग । सम० 
-अ (आ) गारः- रस,--गहम हयनकक्ष, सोने 
का कमरा, - एकादशी आपाढ़ शुक्ला एकादशी [ 
दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास तक विश्राम के लिए 
लेट जाते हैं ),--सखो एक शब्या पर साथ सोने वाली 
सहेली - स्थानम सोने का कमरा, शयनकक्ष । 

शयनोयम्‌ [| शी--अनीयर |] बिस्तरा, शस्या,--परिशून्य 


शयनीयमद्य मे ै रघ० ८।६६ कान्तासखस्य शयनीय 
शिलातलं ते--उत्तर ० ३।२१ (इसी अर्थ में शयनोय- 
कम्‌ ) । 

शयानक: | शी--शानच +कन्‌ | . गिरगिट 2. एक 
साँप, अजगर । 

शयालू (वि०) [शी+आलच्‌ ] निद्राल, तन्द्राल, 
आलसी शि० २॥८०,-- लः 4. एक प्रकार का 


साँप, अजगर 2. कुत्ता 3. गीदड़ । 
शयित (भ० क० क्ृ०) [ शी कतंरि क्‍त ] . सोने वाला 
विश्वान्त, सुप्त 2. लेटा हुआ । 
शयः [ शो+उ | बड़ा साँप, अजगर । 
शय्या [ शी आधारे क्यप्‌--टापं | ॥. बिस्तरा, बिछौना 
“दाय्या भूमितकम--शान्ति० ४॥९, मही ' रम्या 
शय्या भतृ० ३।७९, रघ० ५६६ 2. बाँघना, नत्थी 
करना । सम० अध्यक्ष:,-- पालः राजा के शयन- 
कक्ष का अधीक्षक,--उत्सड्रः पलंग का एक पाइव, 
“गत (धि०) 4. पलंग पर लेटा हुआ 2. रोगी, 
गहम शयन-कक्ष, . रघु० १६।४ । 
शरः | ज-- अच | . बाण, तीर---क्य च निशितनिपाता 
वज्सारा: शरास्ते श० १।१० 2. एक प्रकार का 
सफेद सरकंडा या घास--श रकाण्डपाण्डगण्डस्थला 
--मालधि० ३।८, मुखेन सीता शरपाण्ड्रेण रघु० 
१४।२९, शि० ११॥३० 3. कूछ जमे हुए दूध की 
मलाई, मलाई 4. चोट, क्षति, घाव 5. पाँच की 
संख्या,- रम पानी। सम० अग्रथयः बढ़िया तीर, 
अम्यासः तीरंदाजी,--- असनम्‌,--आस्यस धनुष 
कमान - रघृ० ३॥५२, कु० ३।६४, आशक्षपः ,तीरों 
की वर्षा,--आरोप, -- आवाप: घनृष,-आश्षयः तरकस 
-आहत (वि०)जिसके तीर लगा हो,--ईषिका बाण, 
इच्ट: आम का वक्ष, ओघ:ः बाणों का समह, 
बाणवर्षा--काण्ड: व. नरकुल की डंडी 2. बाण की 
लकड़ी, -- घात: बाण से लक्ष्यवेध करना, तीरंदाजी, 
जम ताजा मक्‍्खन,--जन्मन (पं०) कातिकेय का 
विशेषण-रघ ० ३।२८,-जाल्‍लूस बाणों का समह या ढंर 


( १००६ ) 


कृशता,--जः . रोग 2. काम, प्रणयोन्माद 3. काम- 
देव 4. पुत्र, सन्‍तान--कि० ४।३१,--तुल्य (वि०) 
समान अर्थात्‌ उतना प्रिय जितना अपना शरीर,-दण्ड: 
. शारीरिक दंड 2. कार्य-साधना (जैसा की तपस्या 
में)-धक (वि०) दरीरधारी, पतनम, पातः 

ये, मोत,--पाकः (शरीर की) कृशता,--बद्ध 
(वि०) शरीर से यक्‍त, शरीरधारी, शरीरी - कु० 
५।३०,-- बन्ध: . शारीरिक ढांचा रघ० १६२३ 
2. शरीर से यकत होना अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी का 
जन्म--रघु ० १३।५८,-बन्धकः सशरीोर प्रतिमभ,-भाज 
(वि०) शरीरधारी, शरीरी (पृ०) जन्तु, शरीरधारी 
प्राणी,-- भेदः (आत्मा से) शरीर का वियोग, मृत्यु, 


““यष्टि: (स्त्री०) पतला शरीर, सुकुमार, - दुबला- | 


प्तला,--यात्रा आजीविका,--विमोक्षणम्‌ आत्मा का 
शरीर से छटकारा, मक्ति, - वकत्तिः (स्त्री०) शरीर 
का पालनपोषण---रघु ० २।४५,--बकल्यम्‌ शारीरिक 
रोग, बीमारी, व्याधि,-शुश्रषा व्यक्तिगत सेवा 
--संस्कारः . व्यक्ति की सजावट 2. नाना प्रकार 
के श॒द्धिसंस्कारों के अनुष्ठान द्वारा शरीर को निर्मल 
करना,-संपत्ति: (स्त्री०) शरीर की समृद्धि, (अच्छा) 
स्वास्थ्य--पादः शरीर को दुबंलता, कृशता-रघु ० 
३।२, -स्थितिः (स्त्री०) !. शरोर का पालन-पोषण 
-रघु० ५९ 2. भोजन करना, खाना (क।० में बहुधा 
प्रयक्‍त ) । 

दरीरकम [शरीर--कन्‌ | . 
आत्मा । 

दरीरिन (वि०) (स्त्री०-णी) [शरीर--इनि] शरीर- 
घारी, शरीरयक्त, शरीरो--करुणस्थ मूर्तिरथवा 
शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी -उत्तर० 
३।४, मालवि० १।१० 2. जीवित (पु०) 4. कोई भी 
शरीरघारी वस्तु (चाहे जड़ हो चाहे चेतन) शरी- 
रिणां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव-कु ० 
११२३, रघु० ८।४३ 2. सजीव प्राणी 3. मनुष्य 
आत्मा (शरीर से यक्‍त )--रघु० ८॥८९, भग० 
२।१८ । 

शकरजा [श्‌ --करन्‌--जन्‌ ++ड-+टाप्‌] कंदयकत चीनी, 
मिश्री । 

शकरा [श-करन्‌--टाप्‌] 4. कंदयक्त चीनी 2. कंकड़ी 
रोड़ी, बंजरी 
से यक्‍त भमि, रेत 5. टकड़ा, खण्ड 6. ठींकरा 
7. कोई भी कड़ा कण जसा कि “जलशकंरा, पानी 
का कण अर्थात ओला 8. पथरी का रोग | सम० 
--उदकम खांडमिश्रित जल, चीनी डाल कर मीठा 
किया हुआ पानी, - सप्तमी वशाख शुक्ला सप्तमी के 
दिन मनाया जाने वाला अनुष्ठान । 


देह 2. छोटा शरीर,-कः: 


मच्छ ० ५ 3. कंकरीला रूप 4. बाल ;: 


शकरिक (वि०) (स्त्री०-की) दा्करिल (वि०) [शर्करा 
-+ठक, इलच्‌ वा| कंकरीला, बजरीदार, क्रिकिरा । 

शकरी (स्त्री०) !. नदी 2. करधनी, मेखला | 

शर्घः | शध -]- घञ्ा ड्ग्‌ | 4, अपानवाय का त्याग, अफारा 
(इस अर्थ में नपुं० भी होता ह) 2. दल, समूह 
3. सामथ्य, शक्ति । 

शबजह (वि०) | श्घ--हा+खज, मम | अफारा उत्पन्न 
करने वाला,--हः उड़द या माष की दाल । 

शधनम्‌ | शुध्‌ +-ल्यूट ] अपानवाय को छोडने की क्रिया । 


शर्ब (म्वा० पर० रर्बति) . जाना, हिलना-जुलना 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना ! 
शर्मन (पुं०) [ श-+मनिन | ब्राह्मण के नाम के आगे 


जोड़ी जाने वाली उपाधि यथा विष्णशमंन, तु० 
वमन्‌, दास, गुप्त (नपु०) ।. प्रसन्नता, आनन्द, खुशी 
“त्यजन्त्यसूज्शमं च मानिनों वरं त्यजन्ति न त्वेकम- 
याचितं ब्रतम--नं० १॥५०, रघु० १६९, भतं० 
३।९७ 2. आशीर्वाद 3. घर, आधार (इस अथ में 
बहुधा वदिक)। सम० द (वि०) आनन्ददायक 
(-व:) विष्ण का विशेषण । 

दइमरः [ शमन्‌-+-रा+-क | एक प्रकार का परिधान 
वस्त्र । 

दार्या | श--यत्‌+दठाप्‌ | !. रात्रि 2. अंगली । 

शर्व (म्वा० पर० शवंति) . जाना 2. चोट पहुँचाना 
क्षति पहुँचाना, मार डालना । 

शवः | शु--व | 7. शिव--रघ ० ११।९३, कु० ६।१४ 
2. विष्ण । 


दावेरः [श--ष्वरच |] कामदेव, रम अन्धकार । 

शबरी | श्‌-वनिप्‌, छीपू, वनोर च |] . रात- शज्शित् 
पुनरेति शव री _ रघु० ८।५३, ३॥२, ११॥९३, शि० 
११।५ 2. हल्दी 3. स्त्री । सम०--ईशः चन्द्रमा । 

दार्वाणी [| शव--डछीष, आनक | शिव की पत्नी पावंती । 

दशरोक (बि०) [ श॒--ईकन, द्वित्वादि |] उपद्रवी, ऋर, 
कः घूते, पाजी, दुजन। 

शल । (भ्वा० आ० शलते) हिलाना, हरकत देना, 
क्षब्ध करना 2. काँपना । 
] (म्वा० पर० शलूति ) 4. जाना 2. तेज़ दौड़ना । 
॥] (चुरा० आ० शालयते) प्रशंसा करना । 

शलः | शल--अच्‌ ] . साँग, बर्छी 2. मेख 3. भृंगी. नाम 

का शिव का एक गण 4. ब्रह्मा, - लम्‌ साही का कांटा 

(कुछ के अनुसार पुं० भी) 

शलकः | शेल--कन्‌ ] भकक्‍कड़, मकड़ा । 

शलड्भरः | राल-|-अड्भच | राजा, प्रभु | 

शलभः [| शल--अभच | !. टिट्ठा, टिड्टी--श० १३२ 
2. 'पतंगा-- कोरव्यवंशदावे5स्मिन क एप शलभायते 
“>जवेणी० १।१९, शि० २११७, कु० ४४० । 


( १००७ ) 


शललम्‌ | शल--अलच ] साही का कांटां, 
का काटां 2. छोटी साही । 
शलाका | शरू-+-आक:, टाप | १. छोटी छड़ी, खूंटी, 
डण्डा, कील, टकड़ा, पतला सीखचा--अयस्कान्तमणि- 
शलाका-- मा० १ 2. पेन्सिल (आँख में सुर्मा आंजने 
की ) सलाई-अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाऊुजनश छाकया । 
चक्षरुन्मीलितं यन तस्म पाणिनय नमः ॥। शिक्षा० ५८ 
कु० १।४७, रघ्‌० ७।८ 3. बाण 4. साँग, नंजा 
5. एक नोकदार शल्योपकरण (घाव की गहराई 
नापने के लिए) 6. छतरी की तीली 7. (हाथ पर 
की अंगृूलियों की जड़ की) हड्डी-बाज्ञ० ३।८५ 
8. अंकुर, फनगी, कोंपल---कु० १।२४ 9. रंग भरन 
. की कूची 40. दाँत साफ करने को क॒ची, दाँत-कुरेदनी 
. साही 2. हाथी दाँत या हंड्डी का बना जूआ 
खंलन का आयताकार (पासा) टुकड़ा । सम०--घत 
( शलाकाघृते:) उचक्का, ठग, - परि (अव्य०) जूए 
में मनहूस पासा पड़ना, तु० परि, अक्षपरि। 


शलाटू (वि०).- | शल--आदु ] अनपका, 
विशेष | ' 

शल्भोलिः (पुं०) ऊंट । 

शल्कम्‌, शल्कलूम [ शल--कन्‌, कलच वा | . मछली 
का वल्‍कलर या छिलछका मन॒० ५॥१५, याज्ञ० १। 
१७८ 2. वल्कल, छाल (वृक्षों की) 3. भाग, 
अंश, खण्ड । 

शल्कलिनू, शल्किन (पं०) | शल्क्रल (शल्क)-+इनि |] 
मछली । 

शल्भ (भ्वा० आ० शल्भते) प्रशंसा करना । 

शल्मलि:,--लो (स्त्री०) [ शलू--मलच -- इन्‌ पक्षे डीप | 
रेशमी रूई का वक्ष, सेमल । 

शल्यम | शल--यत्‌ ] . बर्छी, नेजा, सांग 2. बाण, तीर, 
शल्य निखातमुदहारयतामु रस्त: - रघु० ९।७८, शल्य- 
प्रोतम--९।७५, श० ६।९ 3. काँटा, खपची 4. मेख 
खुंटी, थूणी (उपय कक्‍त चारों अर्थों में पुं० भी होता 
हैं) 5. शरीर में घुसा हुआ कोई पीड़ा कारक काँटा 
आदि --अलातशल्यम्‌--उत्तर ० ३।३५ 6. (अलं० ) 
हृदयविदारक शोक या किसी तीक्ष्ण पीड़ा का कारण 
-“उद्धतविषादशल्य: कथयिष्यामि---श ० ७ 7. हड्डी 
8. कठिनाई, कष्ट 9. पाप, जमे 0. विष, लय: 
. साही, झाऊ चूहा 2. कॉटेदार झाड़ी 3. (आयु० 
में) शल्यचिकित्सा में खपचियों का उखेड़ना 4. बाड़, 
सीमा 5. एक प्रकार को मछली 6. मद्रदेश का राजा 
'पांड की द्वितीय पत्नी माद्री का भाई, नकुल और 
सह॒देव का मामा (महाभारत के यद्ध मे उसने पांडवों 
की ओर से लड़ने का विचार किया परन्तु दुर्योधन 
ने चालाकी से उस पर प्रभाव डाल कर उसे अपनी 


ली . साही 


टुः कन्द- 


गायक... 


ओर कर लिया, अन्ततः वह कौरवों की ओर से 
लड़ा । कर्ण के सेनापति बनने पर वह उसका सारथि 
बना, और कर्ण की मत्य हो जाने पर उसे कौरव 
सेना का सेनापतित्व मिला । एक दिन तक उसने 
सेनापतित्व का भार संभाला, परन्तु दूसरे दिन यूघि- 
ष्टिर ने उसे मौत के घाट उतार दिया)। सम० 
--अरिः यधिष्ठिर का विशेषण, - आहरणम्‌, उद्ध- 
रणम, उद्धार:, क्िया,- शास्त्रम कांटा या फाँस 
आदि निकालना, शल्यशा सत्र का वह भाग जो शरीर 
से असंगत सामग्री को उखाड़ फंकने से सबंध रखता 
है,--कण्ठः झाऊ चहा,- छोमन्‌ (नपुं०) साही का 
काँटा, हते (पुं०) निरया, निराने वाला । 
शल्यक: | शल्य--कन्‌ | . साँग, नेज़ा, सलाख 2. खपची 
फांस, कांटा 3. झाऊ चूहा, साही । 
शल्लः [ शल्ल --अच्‌ ] मेंढक,--लल्‍्लम्‌ बककल, छाल । 
इललक:ः [ शल्ल--कन्‌ | बक्ष, शोण वृक्ष,--कम्‌ बककल, 
छाल । 
शल्लकी | शल्लक +-डीष ] . साही 2. एक वृक्ष विशेष 
जो हाथियों को बहुत प्रिय हं--तु ० उत्तर० २।२१, 
३।६, मा० ९।६, विक्रम० ४।२३। सम॒० --द्वव 
घप, लोबान । 
शल्वः | शल--वन ] एक देश का नाम, दे० 'शाल्व । 
दब (म्वा० पर० शवति ) . जाना, पहुंचना 2. बदलना 
परिवतंन करना, रूपान्तर करना । 
वसम्‌ [| शव्‌--अच | लाश, मुर्दा शरीर -मनु० 
१०।५५, कम जल,  आच्छादनम्‌ मृतक शरीर 
का आवरण, दफन,--आशय (वि०) मुर्दा खाकर 
जीने वाला-भट्टि ० १२।७५,--काम्यः कुत्ता यानम्‌, 
--रथः मर्दा ढोने की गाड़ी, अरथी, एक प्रकार की 
पालकी जिसमें मतक शरीर रख कर इमशान भूमि मे 
ले जाते है । 


दबवर, दावल दे० शबर शबल |. 

शवसान: | शव--असानच्‌ ] 7. यात्री 2. मार्ग, सड़क, 
- नम कबरिस्तान, शवाधिस्थान । 

शश: | शश--अच्‌ | . खरगोश, खरहा--मनु ० ३।२७० 
५।१८ 2. चन्द्रमा का कलूंक (जो खरगोश की 
आकृति का समझा जाता हैं) 3. कामशास्त्र में वणित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक भेद । ऐसे मनुष्य के 
लक्षण ये हैं मद॒वचनसुशील: कोमलांग: सुकेश 
सकलगणनिधानं सत्यवादी शशो5्पम्‌-शब्द ०, दे० रति० 

५ भी 4. लोधप्र वक्ष 5. बोल नामक खुशबूदार गोंद । 

सम०--अड्भुः . चाँद 2. कपूर--- अधंमुख (वि० ) 
अधंचन्द्राकार सिर वाला (बाण आदि) - मूति 
चन्द्रमा का विशेषण 'लेखा चाँद को कला, चन्द्रकला 
-अदः . बाज़, दयेन 2. पुरंजय के पिता इक्ष्वाकु का एक 


शब:, 


( (१००८ ) 


पुत्र, अदन: बाज, र्यन,-- ऊर्णम, --लोमम्‌ खरगोश 
के बाल, खरहे की त्वचा, धरः व. चन्द्रमा-प्रसरति 
शशघरबिब गीत० ७ 2. कपूर _मौलिः शिव का 
विशेषण, - लुप्तकम्‌ नखक्षत, नाखन का घाव, - भत्‌ 
(पंं०) चाँद “भत्‌ (पं०) शिव का विशेषण,-लक्ष्मण 
चाँद का विशेषण,--लाउछनः . चन्द्रमा--कु० ७।६, 

कपू्र-बि (वि) दुः . चाँद 2. विष्ण का विशेषण 
विषाणम्‌ -- शइंगसम खरगोस का सींग (असंभव 
बात का संकेत करने के लिए प्रयक्त, नितान्त (असं- 


भावना ) कदाचिदषि पर्यटन शशविषाणमासादयत्‌ 
“भेतृं० २।॥५, शशब्वृड़घनधेरः--दे० “खपुष्प 
-- स्थली गंगा यम॒ना के बीच की भमि, दोअछ्ला । 


शशक:ः [शश--कन्‌ | . खरगोश, खरहा 2. शश (३) । 


बा हे ) [शशोस्स्त्यस्य इनि] ।. चाँद शशिनं 
शवरी - रघ० ८।५६, ६।॥८५, मेघ० ४१ 
कपूर । सम०--ईदशः शिव का विशेषण,--कला 
चन्द्रमा की एक लेखा--मद्रा ० ११, चन्द्र- 
कांतमणि. (-त्तम) कमल,--कोटि: चन्द्रश्णद्भः 
चन्द्रमा का ग्रहण, -- जः बंध का विशषण (चन्द्रमा 
का पुत्र )-प्रभ (वि०) चन्द्रमा की कांति वाला 
चाँद जंसा उज्ज्वल और श्वेत--रघध० ३।१६, 
(-भम्‌ ) कुमुदिनी,-प्रभा चाँद का प्रकाश,--भूषण:, 
भत्‌ , (पं०) मोलि:,-- शंखरः शिव के विशेषण 
“लेखा चन्द्रमा की कला। 
शब्वत्‌ (अव्य०) [शश +वत्‌, वा] 4. लगातार, अनादि 
काल से, सदा के लिए 2. सतत, वार-बार, सदव, 
बहुश:, पुनः पुन:-रघ्‌ृ० २।४५, ४॥७०, मेघ० ५५ ३ 
समास में प्रयक्‍ता होन पर 'शश्वत' का अथंह 
टिकाऊ, नित्य यथा शबश्वच्छान्ति अर्थात्‌ नित्य 
शाभ्ति ! 


शष्कु (स्कु) ली [गष्‌ (स)-कुरूच--छीष] कान का 
विवर, श्रवण-मार्ग - अवलम्बितकर्णशष्कुलीकलसीक 
रचयन्नवोचत नें० २।८, याज्ञ ० ३॥९६ 2. एक 
कार की पकी हुई रोटी, याज्ञ ० १।१७३ 3. चावल 
की कांजी 4. कान का एक रोग । 

दाष्प: (स्पा) [शबष्‌--पक | प्रतिभाक्षय, ओसान का अभाव 
55पम नया घास --उत्तर० ४॥२७, रघ० २॥२६ । 

दस ( म्वा० पर० शसति) काटना, मारडालना, नष्ट 
करना, वि--काट डालना, मार डालना--उत्तर० ४ । 
]] (अदा० पर० शस्ति) सोना, तु० 'शंस्‌ से भी । 

शसनम |[शास-- ल्यट| . घायल करना, मार डालना 2 
बलि, मेघ, (यज्ञ में पशु का) । 

बसत (भू० क० कृ०) [शंस-+-क्त] . प्रशंसा किया गया 
स्तुति किया गया 2. शभ आनन्द प्रद 3. यथार्थ 
सर्वोत्तम 4. क्षतिग्रस्त, घायर 5. वध किया हुआ 


कान्त 


5स्तम . आनन्द, कल्याण 2. श्रेष्ठता, मांगलिकता 
3. शरीर 4. अंगलित्राण (इसी अर्थ में 'शस्तकम 
भी) 

शस्ति: (स्त्री०) [शंस -+-क्तिन्‌ ] प्रशंसा, स्तुति । 

शस्त्रम [शस--ष्टन] . हथियार, आयध ऋ्षमाशस्त्र 
करें यस्य दुर्जनः कि करिष्यति -सुभा०--रघु० 
२।४०, ३।५१, ६२, ५॥२८ 2. उपकरण, ओज़ार 
3. लोहा 4. इस्पात, 5. स्तोत्र । सम०-- अभ्यास: 
श्त्रास्त्रों के चलाने का अम्यास, संनिक व्यायाम, 
-अयसम्‌ . इस्पात 2. लोहा,--अस्त्रम प्रहार करने 
और फेंक कर मारने वारके हथियार, आयध और 
अस्त्र 3. आयध या शस्त्र.--आजोवः - उपजीकष्षिन 
(पं०) पेशेवर सिपाही,--उद्यमः (प्रहार करने के 
लिए ) शस्त्र उठाना, - उपकरणम्‌ यूद्ध के उपकरण 
या शस्त्रास्त्र, संनिक सामग्री,- कारः शंस्त्रनिर्माता 
--कोषः किसी हथियार का म्यान, आवरण,- प्राहिन 
(वि०) (यद्ध के लिए) शस्त्रास्त्र धारण करने वाला 
उत्तर० ५।३३,--जोविनू, वत्ति (पुं०) शस्त्र प्रयोग 
के द्वारा जीवन यापन करने वाला, व्यावसायिक 
सनिक,--देवता !. आयधों की अधिष्ठात्री देवता 2 
देवरूपकृत हथियार, धरः शस्त्रभत्‌,-न्यासः हथि- 
यार डाल देना, इसी प्रकार शस्त्र (परि) त्याग 
--पाणि (वि०) शस्त्र धारण करने वाला, शास्त्रों 
से सुसज्जित (पुं०) सशस्त्र योद्धा, - पुत (थि०) 
'शस्त्रों द्वारा पवित्रीकृत' यद्धक्षेत्र में मारे जाने से 
मक्त--अशस्त्रपूत॑ निर्व्याजं (महामांसं )-मा० ५१३ 
(दे० शब्द की जगद्धरक्त व्याख्या) अहमपि तस्य 
मिथ्याप्रतिज्ञावलक्ष्ससंपादित मशस्त्रपूतं मरणमपदिशामि 
वेणी० २,-- प्रहार: हथियार से किया गया आघात 
-भत (पं०) सनिक, योद्धा--रघ्‌० २।४०,--माज 
हथियार साफ़ करने वाला, शस्त्रनिर्माता, सिकलोगर 
--विद्या - शास्त्रम्‌ शस्त्र विज्ञान,--सहतिः (स्त्री०) 
. शस्त्रसंग्रह 2. आयघागार, संपात: हथियारों का 
अकस्मात्‌ गिरना, हुत (वि०). हथियार से मारा 
गया,--हस्त (थि०) शस्त्रधर (स्तः) शस्त्रघारी 
मनुष्य । 

शस्त्रकम | शस्त्र + कन ] 4. इस्पात 2. लोहा । 

शस्त्रिका | शस्त्रक-+टापू, इत्वम ] चाक । 

शस्त्रिन (वि०) [ शस्त्र --इनि | शस्त्रधारी, हथियारबंद, 
श्त्रास्त्र से सुसज्जित । 

शस्त्री [ शस्त्र - डीष ] चाक-पण्यस्त्रीप्‌ विवेककल्पलतिका 
शस्त्रीस रज्येत क:--सुभा ०, शि० ४४० । ५ 

शस्यम[ शस्‌+यतु | . अन्न, धान्य--दुदोह गां स 
यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम-रघ्‌ ० १॥२६ 2 
किसी वक्ष या पौधे का फल या उपज--शस्य क्षेत्र- 


| १००९ ] 


गतं प्राहु: सतुषं धान्यमृच्यते--दे० तंडुल भी 3. 
गुण । सम० - क्षेत्रम्‌ अन्न का खेत,--भ्रक्षक (वि०) 
अन्नहारी, अनाज्ञ खाने वाला, - भञज्जरी अनाज की 
बाल,--मालिन्‌ (वि०) जिसका खेत हरा भरा खड़ा 
हो,--शालिन, - संपन्न (वि०) अन्न या धान्य से 
परिपूर्ण, - शुकम्‌ अनाज का सिर्टा,--संपद्‌ (स्त्री०) 
अनाज को बहुतायत, - सम्ब (म्व) रः शाल का वक्ष, 
साल का पेड़ । 

शाकः, -कमम [ शकक्‍यते भोक्‍तुम--शक्‌ --घछठ्न | शाक, 
साग--भाजी, खाद्यपत्त,, फल या कन्द जो शाक 
की भांति उपयोग में लाये जायं--दिल्लीश्वरो वा 
जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थ,, अन्य- 
न पाले: परिदीयमानं शाकाय वा स्यथाल्लवणाय वा 
स्थात्‌ -जग०,--कः 7. शक्ति, सामथ्ये, ऊर्जा 
2. सागौन का वक्ष 3. शिरीष का वृक्ष 4. एक जाति 
का नाम--दे० शक 35. वर्ष, विशेषतः शालिवाहन 
संवत्सर । सम०--अछझूुम मिचे,--अम्लम महादा, 
इमली, -- आरुयथः सागौन का वृक्ष, (र्यम ) शाकभाजी, 
--आहारः शाकभाजी खाने वाला (बनस्पति खाकर 
जीवित रहने वाला),--चुक्रिकः इमली,--तरुः 
सागौन का वक्ष,--पणः . मुदु॒वेभर भार के बराबर 
तोल 2. मुदट्॒रभर शाकभाजी,--पार्थिवः अपने नाम 
से वर्ष चलाने का शौकोन, दे० मध्यमपदलोपिन, 
--प्रति (अव्य ० ) थोड़ी सी वनस्पति,--योग्यः घनिया, 
--वक्षः सागोन का पेड़,-- शाकटम्‌, - शाकिनम्‌ साग 
भाजी का खेत, रसोई के योग्य सब्जियों का उद्यान । 


दाकट (वि०) (स्त्री०--टी) [| शकट-+-अण ] . गाड़ी 
सम्बन्धी 2. गाड़ी में बठकर जाने वाला,--ट: 
. गाड़ी खींचने वाला बेल 2. इ्लेष्मान्तक वक्ष 
(नपृं०) खेत--तु ० शाकशाकटम्‌ । 

दाकटायनः | शकटस्यापत्यम--शकट--फक | भाषा- 
विज्ञान और व्याकरण का पंडित जिसका पाणिनि 
और यास्‍स्क ने कई बार उल्लेख किया हँ-तु० 
व्याकरण शकटस्य च॒ तोकम्‌--निरु० । 

शाकटिक (वि०) ट(स्त्री० --की) [ शकट-+-ठक्‌ |] 
. गाड़ीसम्बन्धो 2. गाड़ी में बंठकर जाने वाला । 

शाकटीनः | शकट--खणज्म_] गाड़ी में समाने योग्य बोझ, 
बीस तुला के समान बोझ को तोल । 

शाकल (वि०) (स्त्री० - लो) | शकल--अण |] ट्कड़ 
से सम्बन्ध रखने वाला,--लः ऋग्वेद की एक शाखा, 
इस शाखा के अनुयायी (ब०ण्व०) । सम० प्राति- 
शाख्यम ऋग्वेद का प्रातिशारख्य, शाखा ऋग्वेद का 
परम्परागत पाठ जो शाकल शाखा में प्रचलित हैं । 

शाकल्यः [शकलस्यापत्यम्‌ --यञ्ण_| एक प्राचीन वयाकरण 
जिसका उल्लेख पाणिनि ने किया है (कहा जाता हूं 


१२७ 


कि इसी ने ऋग्वेद के पद-पाठ को व्यवस्थित किया 
था) । 

शाकारी (स्त्री०) प्राकृत का एक निम्नतम रूप, शकार 
द्वारा बोली गई बोली जसा कि मृच्छकटिक में । 

शाकिनम्‌ [शाक--इनच्‌ ] खेत जेसा कि 'शाकशाकिन' में । 

शाकिनी [शाकिन्‌ -- डीप | . साग-भाजी का खेत 2. दुर्गा- 
देवी की सेविका (जो एक पिशाचिनी या परी समझी 
जाती हैं) । 

शाकुन (वि०) (स्त्री०-नी) [शकुन--अण्‌] ॥. पक्षियों 
से सम्बन्ध रखने वाला--मनु० ३॥२६८ 2. सगुन 
सम्बन्धी 3. शकुनसम्बन्धी । 

शाकुनिकः [शकुनेन पक्षिवधादिना जीवति ठज्य_] बहेलिया, 
चिड़ीमार--म॒च्छ ० ६, मनु० ८।२६०, - कम शकुनों 
की व्याख्या । कक 

शाकुनेयः [शकुनि--ढक | छोटा उल्लू । 

शाकुन्तलः [ शकुन्तका -)-अण्‌ | भरत का मातृपरक नाम 
(शकुन्तला का पुत्र) - रूम कालिदास का अभिज्ञान 
शाकुन्तल नामक नाटक । 

शाक॒लिकः [शकुल-|-ठक्‌] मछआ, मछली मारने वाला । 

शाककरः [शक्‍्कर--अण्‌] बल । 

शक्ति (वि०) (स्त्री०-क्ती ) [शक्ति-|-अण्‌] . शवित- 
सम्बन्धी 2. दिव्यशक्ति की स्त्री प्रतिमा से सम्बन्ध 
रखने वाला, कक्‍तः शक्तिपूजक (शावत लोग प्रायः 
दुर्गा के उपासक होते हैं, दुर्गा ही दिव्यशक्ति की 
सत्रीमति हैं, अनुष्ठान पद्धति दो प्रकार की हे, पवित्र 
अर्थात्‌ दक्षिणाचार तथा अपवित्र अर्थात्‌ वामाचार ) । 

शाक्तिक: | शक्ति-+ठक्‌ ] 4. शक्ति का पूजक 2. बर्छी- 
धारी, भाला रखने वाला । 

शाक्तीकः [शक्ति-|-ईकक्‌ ] बर्छी रखने वाला, भालाघारी। 

शाक्तेय: [शक्ति-|-ढक | शक्ति का उपासक । 

शाक्यः [ शक्‌ +-घछा तत्र साधु: यत्‌ | ।. बुद्ध के कुटुम्ब 
का नाम 2. बृद्धा। सम० - भिक्षुकः बोौद्धभिक्षु, 
- मुनिः, -- सिहः बुद्ध के विशेषण । 

शाक्री | शक्त+अण्‌ -+-डछीपू ] (. इन्द्र की पत्नी शची 
2. दुगदिवी । 

शाकवरः [शक्‍वर--अण्‌ ] बल, तु० 'शाक्कर । 

शाखा | शाखति गगन व्याप्नोति--शाखू्‌ -अच्‌ +-ठाप्‌ | 
. (वक्ष आदि की) डाली, शाख--आवज्य शाखा: 
--रघ्‌० १६।१९ 2. भूजा 3. दल, अनुभाग, गुट 
4. किसी कार्य का भाग या उपभाग 5. सम्प्रदाय, 
शाखा, पन्थ 6. परम्परा प्राप्त वेद का पाठ, किसी 
सम्प्रदाय द्वारा मान्यताप्राप्त परम्परागत पाठ यथा 
शाकऊलू शाखा, आइ्वलायन शाखा, बाष्कल शाखा 
आदि । सम० --चन्द्रन्यायः दे० "न्याय के अन्तगेत, 
--नगरम्‌, - पुरम नगराडठ्चल, नगर परिसर, -- पित्तः 


५ १०१० |) 


शरीर के हाथ, कन्‍्धा आदि छोरों में सूजन,--भत्‌ 
(पुं०) व॒क्ष, - भेदः (वेद की) शाखाओं का अन्तर, 
-म्रगः . बन्दर, लंग्र 2. गिलहरी, --रण्ड: अपनी 
शाखा के प्रति द्रोह करने वाला, वह ब्राह्मण जिसने 
अपनी वंदिक शाखा को बदल दिया हैँ,--रथ्या गली, 
वीथिका । 

शाखाल: [शाखा+-ला-+क | एक प्रकार का बेंत, वानीर । 

शालिन्‌ (वि०) [शाखा-+-इनि] . शाखाघारी आलं० से 
भी) 2. शाखाओं से यक्‍त, शाखामय 3. (वेद के) 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध रखने वाला-(पं०) 
. वृक्ष श० १।१५ 2. वेद 3. वेद की कसी भी 
शाखा का अनयायी । 

शाखोट:, शाखीटक: [शाख-+ओटनू, शाखोट--कन्‌]) एक 
वक्ष, पेड--कस्त्वं भो; कथयामि दवहतकं मां धिद्धि 
शाखोटकम्‌--काव्य ० १० । 

शाहूरः [शबद्रूर--अण | बल । 

शाजूरिः [शद्भूूर--इदृज्म ] । कातिकेय 2. गणेश 3. अष्नि | 

शाडिक:ः [शह्द+ठक | 4. शद्धकार, शद्ध॒ को काट कर 
उसकी चीजें बनाने वाला 2. एक वर्णसद्धूर जाति 
3. शद्ध बजाने वाला--शि० १५७२ । 

शाटः, शादी | शट+घछा, शाट-+डीपष्‌ ] (. बस्त्र, 
कपड़ा 2. अधोवस्त्र, साड़ी । 

शाटकः,-कम्‌ | शाट- कन्‌ ] 4. वस्त्र, कपड़ा, अधोवस्त्र, 
साडी--पंच० १।१४४ । 

शाठयम्‌ [| शठ5-+पष्यज् ] बेईमानी, छल, कपट, बालाकी, 
जालसाज़ी, दुष्कमं--आजन्मन: शाठघबमशिक्षितो य: 
“श० ५१२५, म॒द्रा० १।१। 

जश्ञाण (वि०) (स्त्री०--णी) [ शण्णेत निवृत्तमू--अण्‌ |] 
सन का बना हुआ, पटसन का बना हुआ,-ण 
. कसौटी--भामि० १॥७३, भरतं० २।४४, 2. सान 
रखने वाला पत्थर 3, आरा 4. चार माशे को तोल 
- णम्‌ . मोटा कपड़ा, बोरे या थंले आदि बनाने 
का कपड़ा 2. सन का बना वस्त्र >-मन्‌ ० २।४१ 
१०।८७ । सम०-आजीवः शस्त्रनिर्माता, सिकलीगर । 

शाणिः [ शण्‌+इण |] एक पौधा जिसके रेशों से वस्त्र 
बनता हू, पटआ । 

दाणित (भू० क० कृ०) [ शग-+णिच्‌ +-क्त ] सान पर 
रक्‍खा हुआ, पीसा हुआ, (शाण पर रख कर) 
पृनाया हुआ 

शणी [ शण-+-डीप | . कसोटी 2. सान 3. आरा 4. सन 
का बना वस्त्र 5. फटा कपड़ा, चिथड़ा 6. छोटा पर्दा 
या तंब्‌ 7. अंगविक्षेप, हाथ या आँख आदि से संकेत 
करना ॥ 

शाणीरम्‌ [ शण्‌+ईरण | शोण नदी का तट, शोण नदी 
का भूभाग । 


शाण्डिल्य:ः [ शण्डिल -- यज्ञ ] . एक ऋषि जिसने विधि- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा 2. बिल्ववक्ष, बेर का पेड 
3. अग्नि का रूप। सम० - म्रेत्रम्‌ शांडिल्य का 
परिवार । 

शात (भू० क० कृ०) [ शो+क्त ]. तीक्षण किया हुआ 
पंनाया हुआ 2. पतला, दुबला 3. दुबंठल, कमजोर 

सुन्दर, मनोहर 5. प्रसन्न, फलता-फूलता,-तः घतूरे 

का. पीधा,-- तम्‌ आनन्द, प्रसन्नता, खुशी - मानिनी- 
जनजनितशातम्‌-गीत ० १० । सम ०-उदरो कृशोदरी 
पतली कमर वाली स्त्री -शि० ५१२३, रघु० १०। 
६९,-शिख (वि०) तेज़ नोक वाला, तीक्षण नोकदार। 

शातकुंभम [ शतकुने पवते भवम्‌ - अण ]. सोना,-शि० 
९।९, न० १६।२४ 2. धत्रा । 

शातकौम्भम्‌ | शतकुम्भ-- अण्‌ | सुवर्ण, सोना । 

शातनम | शो-+-णिच--तड-+-ल्‍्यट | . पंताना, तेज़ 
करना 2. काटने वाला, विनाशकर्ता - रघु० ३।४२ 
3. गिराना या नष्ट करना 4. कुम्हलाहट पैदा करना 
5. पतला या छोटा होना, पतलापन 6. मुझनना, 
कुम्हलाना । द 

शातफ्त्र कः.-की [ दशतपत्र ---अण -|- कन्‌ | चाँद का प्रकाश । 

शातभोरुः | शाताः दुबंलाः पान्था: भीरवो यस्या:-ब० स० ] 
एक प्रकार की मल्लिका । 

शातमान (वि०) (स्त्री०-नी) [ शतमानेन क्रीतम 
--अण्‌ ] एक सौ में मोल लिया हुआ । 

दात्रव (वि०) (स्त्री ०-वी) [ शत्र +-अण्‌ | ।. शत्रसंबंधी 
--रघु० ४।४२ 2. विरोधी, शत्रुतापूर्ण ,-- वः दृश्मन 
>शि० १४४४, १८।२०, वेणी० ५।१, भट्टि० ५। 
८१, कि० १४॥२, मद्रा० २।५, --वंम्‌ . शैत्रओं का 
समह 2. शत्र॒ता, दुश्मनी -- त्रयीशात्रवश्षत्रवै--रस ० । 

शात्रवीय (लि०) [ शत्रु +-छ ] . शत्रुसंबंधी 2. विरोधी, 
शत्रतापृर्णय- 

शाद: [| शद-+घजञा | 4. छोटी घास 2. कीचड़ । सम० 
--हरितः--तम्‌ नये घास के कारण हरियाली भूमि 
वह भूमि जिस पर हरियाली छा गई है । 

शाहल (वि०) [ शादा: सनन्‍्त्यत्र बछूच |] 4. तणयक्त 
2. जहाँ नई घास, या हरी हरी घास उग आई हो 

हरा भरा, सब्ज़, हरियाली से यक्‍त,--रः, - रूम 

घास से यक्‍त भूमि, हरियाली, चरागाह--शय्या 
शाद्रलम - शान्ति० । 

शान्‌ (म्वा० उभ० शीशासति-ते--निश्चित रूप से शान 
का इच्छा० रूप, मल अर्थ मे प्रयक्त--) तेज़ करना 
पेनाना । 

शान: [ रान+अच्‌ ] 4. कसोठी 2. सान का पत्थर । 
सम०--वादः: . चन्दन पीसने का पत्थर 2. पारि- 
यात्र पव॑त । 


( १०११ ) 


शान्त (भू० क० कृ०) [शम्‌--क्‍्त]| . प्रसन्न किया हुआ, 
दमन किया हुआ, धीरज दिलाया हुआ, सन्तुष्ट किया 
हुआ, प्रशान्त-रघु० १२२० 2. चिकित्सित, सान्त्वना 
दिया हुआ --शान्तरोग: 3. घटाया हुआ, कम किया 
हुआ, समाप्त किया हुआ, हटाया हुआ, बुझाया हुआ 
“5 शान्तरथक्षोभपरिश्रमम्‌---रघु० १।५८, ५।४७, 
शाताचिषं दीपमिव प्रकाश:--कि० १७१६ 4. विरत, 
ठहराया हुआ-- कु० ३।४२ 5. मृत, उपरत 6. शान्त 
किया हुआ, दबाया हुआ 7. सौम्य, चुपचाप, बाधाहीन, 
निस्तब्ध, मूक, मौन--शान्तमिदमाश्रमपदम्‌ श० 
१९।१६, ४।१९ 8, सधाया हुआ, पाला हुआ --रघु ० 
१४।७९ 9. आवेश रहित, आराम से, सन्तुष्ट 0. छाया- 
दार 4. पवित्रीकृत 2: शुभ (शकुन )--(शान्‍्तं 
पापम्‌ 'अहो ! नहीं, यह कंसे हो सकता हैँ, भगवान्‌ 
करे ऐसी अशुभ या दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे'-- श० 
५, मुद्रा० १),--त: 4. वरागी, संन्‍्यासी 2. शान्ति, 
निस्तब्धता, मौनभाव, सांसारिक विषय वासनाओं के 
प्रति तटस्थता की प्रभावना, दे० निर्वेद और रस,-तम्‌ 
(अव्य० ) बस, और नहीं, ऐसा नहीं, शर्म की बात हैं, 
चुप रहो, - भगवान्‌ न करे--शान्तं कथ॑ दुर्जनाः पौर- 
जानपदा: --उत्तर० १, तामेव शैौन्तमथवा किमिहोत्त- 
रेण--३।३२६। सम० --आत्मन्‌,--चेतस्‌ ( वि० ) 
सौम्य, शान्तमना, धीर, स्वस्थमना,--तोय (वि०) 
जिसका पानी स्थिर हो,--रसः मौनभाव--दे० ऊ० 
शान्तभ्‌ । 


शान्तनवः [शन्तनु+अण | शन्तनु का पुत्र भीष्म । 

शान्ता [शान्त--टाप्‌] दशरथ की पुत्री जिसे लोमपाद 

: ऋषि ने गोद ले लिया था तथा जो ऋष्यश्ृद्ध को 
ब्याही गई थी। दे० उत्तर० १।४, ऋष्यश्वृज्भद भी । 

शान्ति: (स्त्री०) [शम्‌ --क्तिन] ॥. प्रशमन, निराकरण, 
सान्त्वना, हटाब--अध्वरविघातशान्तये - रघु० १११, 
६२ 2. धये, प्रशान्तता, निःशब्दता, अमन-चैन, 
विश्राम--कु० ४॥१७, मा० ६।१ 3. वैरनिरोध 
ऊझभामि० १२५ 4. विराभ, निवत्ति 5. आवेश का 
अभाव, मौनभाव, सभी सांसारिक भोगों के प्रति पूर्ण 
उदासीनता-रघु० ७।७१ 6. सान्त्वना, ढाढस 7. साम- 
ञ्जस्थविधान, विरोधोपशमन 8. भूख की तृप्ति 
9. प्रायश्चित्त अनुष्ठान, पाप को दूर करने के लिए 
तुष्टिप्रद अनुष्ठान 0. सौभाग्य, बधाई, आशीर्वाद, 
माज़ूलिकता 7. दोषमाजंनं, कलंक से मृक्ति, 
परिरक्षण । सम०-उदम्‌,-उदकम्‌,-जलूम शान्ति- 
कर तथा प्रसादपूर्ण जल -श० ३,--कर, --कारिन 
( वि० ) सान्त्वक, प्रशामक, -- गृहम्‌ विश्वामकक्ष होम: 
पाप का निस्तारण करने के लिए यज्ञ करना--मनु० 
४१५० | 


शान्तिक (वि० ) (स्त्री०-की ) [शान्ति+कन्‌ ] प्रायश्चि- 
त्तात्मक, सान्त्वनाप्रद, तुष्टिकर,--कम्‌ संकंट को दूर 
करने के लिए किया गया अनुष्ठान । 

शान्त्व दे० 'सान्त्व । 

शापः [शप्‌+घज्न | 7. अभिशाप, अवक्रोश, फटकार 
-शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भतृ:--मेघ ० १, 
९२, रघु० १।/७८, ५।५६, ५९, ११।१४ 2. सोगन्ध, 
दशपथोक्ति 3. दुवंचन, मिथ्या आरोप । सम०--अन्तः 
--अवसानम, - निवत्तिः ( स्त्री० ) अभिशाप की 
समाप्ति, मेघ० ११०, रघृ० ८।८२, - अस्त्रः अभि- 
शाप को ही जिसने अपना आयध बनाया हें ऋषि, 
महात्मा - रघु० १५।३,--उत्सगें: अभिशाप का उच्चा- 
रण, - उद्धारः,--मुक्तिः.--मोक्ष: अभिशाप से छूट- 
कारा, - ग्रस्त (वि०) अभिशाप से दबकर परिश्रम 
करने वाला,--मुक्त (वि०) अभिशाप से जिसने 
छुटकारा पा लिया हें,--यन्त्रित ( वि० ) अभिशाप 
के कारण नियन्त्रणपूर्ण । 


शापित (भू० क० क्ृ०) [शप्‌-णिच्‌--क्‍्त] 7. सौगन्घ 
से बंधा हुआ, शपथपूवंक उक्त 2. गृहीशपथ, जिसने 
शपथ ले ली है । 

शाफरिकः [शफरान्‌ हन्ति-शफर--ठक्‌] मछआ, मछली 
पकड़ने वाला । 

शाव (ब) र (वि०) (स्त्री०-री) [शब (व) र-+-अण्‌] 
. असमभ्य, जंगली 2. नीच, कमीना, अधम-रः 
4. अपराध, दोष <. पाप, दुष्टता 3. लोध्र नामक 
वृक्ष -रौ प्राकृत बोली का एक निम्नरूप (पहाड़ी 
लोगों से बोला जाने वाला । सम० - भेदाख्यम्‌ 
(भदाक्षम भी ) तांबा । 

शाब्द (वि०) (स्त्री ०-ब्दी ) |शब्द-[-अण | . शब्द संबंधी 
या शब्द से व्युत्पन्न 2. ध्वनि पर निर्भर या ध्वनि 
सम्बन्धी (विप० आथ् )3. शाब्दिक, मौखिक 4.ध्वनन- 
शील, मुखर,--ब्दः वेयाकरण । सम० --बोधः शब्दों 
के अथ का अवबोध या प्रत्यक्षीकरण,--व्यंजना शब्दों 
पर आधारित व्यंग्योक्ति । 


शाब्दिक (वि०) (स्त्री --की )| शब्द--ठक | /. ज़बानी, 
मौखिक 2. निनादी,--कः वेयाकरण । 

शामनः | शमन-+-अण | यम -नस्‌ 7. हत्या, वध 
2. शान्ति, अमन-चेन 3. अन्त, - नी दक्षिण दिशा । 

शामित्रम [ शम्‌--णिच्‌ --दत्रत्‌ ] !. यज्ञ करना 2. भेघ, 
यज्ञ में पशुवध करना 3. यज्ञ के लिए बलिपशु बांधना 
4. यज्ञीय पात्र । 

शासिलम्‌ [ शमी--ष्लझा | भस्म, राख । 

दशामिली [ शामिल--छीष्‌ ] यज्ञीय ख॒वा, स्व । 

शाम्बरी | शम्बर--अण +डछीप | [. बाजीगरी, जादूगरी 
2. जादूगरनी । 


( १०१२ ) 


शाम्बधिकः | शम्ब+ठक्‌ | हंखों का व्यापारी 

शाम्ब (ब) क, [ शम्बक-|-अण्‌ ]द्विकोषीयाचघोंघा । 

शाम्भव (वि०) (स्त्री० - बी) 'शिम्मु+ अण्‌ ] शिव- 
सम्बन्धी - अतुं वाउ्छति शांमवों गणयतेराख॑ं क्षघात 
फणी - पंच० १।१५९,--वः . शिवोपासक 2. शिव 
जी का पुत्र 3. कपूर 4. एक प्रकार का विष,--वम 
देवदारु वक्ष । 

शाम्भवी [| शाम्भव+डीप ] !. पावंती 2. एक पौधा, 
नीलरदूबा । 

शायक: [शो+ण्व॒ल | !. बाण 2. तलवार, तु० सायक । 

शार्‌ (चुरा० उभ० शारयति ते) . दुबेल करना 
2. कमज़ोर होना । 

शार (वि०) [ शार-|- अच, शु--घञ वा ] चितकबरा 
धब्बंदार चित्तीदार, शबकू, रः त. रंगबिरंगा रंग 

हरा रंग 3. हवा, वाय 4. शतरंज का मोहरा 

गोट - भतृ० ३।३९ 5. क्षति पहुंचाने वाला, आघात 
करने वाला। 

शारड्रः | शारम्‌ अड्भम्‌ यस्य--ब० स० ] !. चातक पक्षी 

मोर 3. भौंरा 4. हरिण 5. हाथी, तु. सारंग । 

शारड्री | शारड्र+ डीप | एक संगीत वाद्य विशेष जो गज 
से बजाया जाता हूं, तु० सारंगी । 

शारद (वि०) [ शरदि भवम्‌ - अण्‌ ] .पतझड़ से संबंध 
रखने वाला, शरत्कालीन (इस अर्थ में स्त्री ०-शारदो 
है ) -- विमलशारदचन्दिरचन्द्रिका--भामि० १।११३, 
रघृ० १०।९ 2. वाषिक 3. नया, नतन 4. अनभव- 
हीन, नौसिखिया 5. विनीत, शर्मीला, लज्जाल 
5. शकाल, साहसहीन, - द: 7. वर्ष 2. शरत्कालीन 
बीमारी 3. शरत्कालीन धूप 4. एक प्रकार का 
लोबिया या उड़द 5. बकुल का वक्ष, मौलसिरी,--दी 
कांतिक मास की पूणिमा,--दम्‌ . अनाज, धान्य 
2. रवेद कमल, - दा . एक प्रकार की वीणा या 
सारगी 2. दुर्गा 3. सरस्वती । 


शारदिकः | शरद्‌-+-5ठज्य ] . शरत्कालीन रोग 2. शर- 
त्कालीन धूप या गर्मी, कम्‌ शरत्कालीन या वाषिक 
श्राद्ध । 

शारदौीय (वि०) [ शरद+छ ] शरत्कालीन, पतझड़ 
संब॒न्धी 

शारि: | श+इजा ] 4. शतरंज का मोहरा, गोट 2. छोटी 
गोल गेंद 3. एक प्रकार का पासा, रि ((्त्री०) 
, सारिका पक्षी, मना 2. जालसाज़ी, चाल 3. हाथी 
की झूल | सम०-पट्ट:ः,-फलम,-फलक:,-कम शतरंज 
खेलने की बिसात, । 

शारिका [ शारि+कन्‌+टाप्‌ू |] . एक पक्षी, मना 
2. तन्त्रयक्त वाद्ययन्त्रों को बजाने वाला गज 3. शत- 
रंज खेलना 4. शतरंज का मोहरा, गोटी । 


शारी [ शारि-+ड्ीष्‌ ] एक पक्षी, मना । 

शारीर (वि०) (स्त्री०--री) [शरीर--अण्‌] ?. शरीर 
से संबद्ध शारीरिक, देहिक 2. शरीरधारी, मतिमान 
--₹ः शरीरधारी, जीवात्मा, मानवात्मा, वेयक्तिक 
आत्मा 2. साँड 3. एक प्रकार की ओषधि । 

शारीरक (वि०) (स्त्री०- की) [ शरीर+कन्‌ -+ 
अण्‌ | शरीर सम्बन्धी, --कम व. मतिमान जीव 
जीब के स्वरूप की पच्छा (ब्रह्मसत्रों पर शद्भुराचार्य 
द्वारा किया गया भाष्य)। सम० - सत्रम वेदान्त 
दशन के सत्र । 

शारीरिक (वि०) (स्त्री०-की) [शरीर--ठक्‌] देहिक, 
शरीर संबन्धी, भोतिक । 

शारुक (वि०) (स्त्री०-को) [शु-+उकज्ण 
चोट पहुंचाने वाला, उपद्रवी । 

शाकंक: [श+-अण्‌ -+कन्‌ | दानंदार चमकीली खांड़, 
मिसरी । 

शाकर (वि०) (स्त्री०-री) [शकरा-अण] . चीनी 
का बना हुआ, शकरामिश्रित 2. पथरीला, कंकरीला, 
--र₹ः कंकरीला स्थान 2. दूध का झाग, पपड़ी 
3. मलाई । 

शाड़ूं (वै०) [ शुद्ध+अण ] 4. सींग का बना 
हुआ, सींग वाला 2. धनरर्धारी, धनष से सुसज्जित 
>भट्टि ० ८१२३ - ड्रं-डुँस !. घनष 2. विष्ण का 
धनष । सम०-धन्वन (पुं०),--धरः,--पाणि:ः,--धत 
विष्ण के विशेषण । 

शाड्िन (पुं०) [शाज़रं---इनि] !. तीरंदाज, धनुर्धारी 
. विष्ण का विद्येषण--घधमंसंरक्षणार्थव प्रवत्तिभवि 
शाज़िण:--रघ्‌ु० १५४, १२।७०, मेघ० ४६ । 

शार्दल: [शु- ऊलल, दुक च] !. व्याध्र 2. चीता 3. राक्षस 
4. एक पक्षी 5. (समास के अन्त में) प्रमुख या पूज्य 
पुरुष, अग्रणी--जसा कि 'नरशार्दूल' में, तु० कुंजर । 
सम०--च्मन (नपुं०) व्याप्र की खाल,--विक्रीडितम 
. चीते की क्रीडा--कन्दर्पोपि यमायते विरचयन 
शादलविक्रीडितम्‌--गीत ०४ 2. छन्द या वृत्त--दे० 
परि० १। 

शार्वर (वि०) (स्त्री०-री) [शवंरी+अण] . रात्रि- 
कालीन-कु ० ८।५८ 2. उपद्रवी, प्राणशहर,-- रस अंघ- 
कार, धप अंधरा,-री रात । 

शाल (म्वा० आ० शालते ) ॥. प्रशंसा करना, ख़शामद 
करना 2. चमकना 3. पूरित होना--कि० ५।४४ पर 
मल्लि० 4. कहना । 

शाल: [शल+घज्ण | !.एक वक्ष (बड़ा लंबा, और शानदार, 
-रघ० १।३८, शि० ३।४० 2.वक्ष, पेड,-रघु० ११३, 
वेणी ० ४॥३ 3. बाड़ा, बाड़ 4. एक प्रकार की मछली 
5, राजा शालिवाहन । सम०- ग्राम: विष्ण भगवान्‌ 


| अनिष्टकर, 


( १०१३ ) 


की आदर्श प्रस्तरमति जेसा कि शिवलिंग, 'गिरि 
पव॑त का नाम, 'शिला शालग्राम पत्थर,-जः,-निर्यास 
सालवक्ष का प्रस्नाव, राव--रघ० १।३१,--भड्जिका 
. गड़िया, पुत्तलिका, मृति--विद्ध ० १, नें० २।८३ 
2. वेश्या, रंडी,--भड्जो गड़िया, पुत्तलिका,-वेष्टः साल 
के पेड़ से निकली राल, तु० 'साल,-सारः 4. उत्कृष्ट- 
वक्ष 2. हींग । 

शालवः | शाल--वल -|-ड | लोघप्र वक्ष । 

शाला [शाल+अच्‌-टाप] 7. कक्ष, प्रकोष्ठ, बंठक 
कमरा-गहविशालरपि भरिंशाल:--शि० ३।५०, इसी 
प्रैकार संगीतशाला, रंगशाला आदि 2. घर, आवास 
--रघ्‌० १६।४१ 3. वक्ष को मुख्य शाखा + वक्ष 
का तना । सम०--अड्जिरः, रम्‌ मिट्टी का कसोरा 
>मृगः गीदड,--वकः . कुत्ता-भामि० १।७२ 
2. भेडिया हरिण 4. बिल्ली 5. गीदड़ 6. बन्दर । 

शालाक: (पुं०) पाणिनि । 

शालाकिन (पं०) [शालाक-|-इन्‌] . भाला रखने वाला 
बर्छीघरोरी 2. जर्राह 3. नाई । 

शालातुरीयः [शलातुर--छ] पाणिनि का विशेषण (जन्म 
स्थान 'शलातुर होने के कारण -' शालोत्तरोय' भी 
लिखा जाता है) । 

शालारम्‌ [राला--ऋ--अण्‌ ] . ज्ञीना, सीढ़ी 2. पिजरा । 

ज्ालिः [गाल--णिनि] चावल--न शालेः स्तम्बकरिता 
वप्तुगुंणमपेक्षते -मुद्रा० १।१३, यवाः प्रकीर्णा: न 
भवन्ति शालय:--मच्छ ० ४॥ १६ 2. गंघबिलाव | सम० 
-- ओदनः,--नम भात (उत्कृष्टतर प्रकार का) 
--गोपी चावल के खेत को रखवाली करने वाली 
सत्री,--रघध० ४॥२०, चणः, - णम्‌ चावल का आटा 

पिष्टम स्फटिक, - भ्रवनम चावल का खत,-वाहनः 

भारत का एक विख्यात राजा जिसके नाम से 
खिस्ताइद ७८ मे एक संवत्सर आरभ हुआ,--होत्र 
. पशुविकित्सा पर ग्रन्थप्रणता 2. घोड़ा,--होत्रिन 
(पृ०) घोड़ा । 

शालिकः [ शालि--क--क ] . जुलाहा 2. मार्गकर, 
शुल्क | 

शालिन (वि०) (स्त्री०-नो) [ शाला-+इनि ] (बहुघा 
समास के अन्त में ) !. सहित, य॒क्‍त, सम्पन्न, चमको ला, 
चमकदा र-कि ० ८।१७, ५५, भट्ठि ० ४॥२ 2. घरेल । 

शालिनों [ शालिन्‌--डीप्‌ ] . घर की स्वामिनी, गृहिणी 
2. छन्‍्द का नाम -दे० परि० १। 

शालीन (वि०) [शाला--खज्ण ] . विनीत, लज्जाशील 
शर्मीला, लज्जाल - निसगेशालीन:ः स्त्रीजन:-मालवि ० 
४, रघ० ६।८१, १८।१७, शि० १६।८३ 2. सदश 
समान, -नः गहस्थ (शालीनों क्र विनयी बनाना 
विनम्र करना) । 


शालः [ साल--उण्‌ ] . मंढक 2. एक प्रकार का गन्ध 
द्रव्य, लू (नपं०) कुमदिनी की जड़ । 

शाल (लू) कम्‌ [ शल-|ऊकण्‌ ] 4. कुम्‌दिनी की जड़ 
2. जायफल, - के मेंढक । 

शाल (ल) रः [शाल-+ऊर्‌ ] मंढक । 

शालेयम [शालि--ढक] चावलों का खेत । 

शालोत्त रोीयः [ शालीत्तरे ग्रामे भवः--छ ] पाणिनि का 
बिशेषण--दे० शालातुरीय । 

शाल्मलः [शाल-+मलच्‌ ] . सेमल का पेड़ 2. भू-मण्डल 
के सात बड़े खण्डों म॑ से एक । 

शाल्मलिः [ शाल-मलिच्‌ ] . सेमल का पेड़--भामि० 
१।११५, मन्‌० ८।२४६ 2. भू-मण्डल के सात बड़ 
खण्डो में से एक 3. नरक का एक भेद । सम० -स्‍्थः 
गरुड़ का विशेषण । 

शाल्मलो [शाल्मलि-!-छीष| 4. सेमल का पेड़ 
लोक की एक नदी 3. नरक का एक भेद । 
-बवेष्टः, वेष्टकः सेमल के पेड़ का गोंद । 


शाल्वः [ शाल-+व ] 7. एक देश का नाम 2. शाल्व देश 
का राजा । 

शाव (वि०) (स्त्री०-वोी) [ रशव-|अण्‌ ] शवसम्बन्धी 
(किसी रिस्तेदार की ) मत्य से उत्पन्न--दशाहं शाव- 
माशौचं सपिण्डेष विधीयते--मन ० ५१५९, ६१ 2. भरे 
रज़ का, गहरे पीले रज्भ का, -वः किसी जानकर 
का छोटा बच्चा, कुरज्रक, मगछोना, वन्यपशशावक 
--क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मगशावैः सममेधिंतो जन 
”5ःश० १।१८, मगराजशावः: -- रघृ० ६३, १८।२३७। 

शावकः [शाव-|-कन्‌ ] किसी भी वन्य पशु का बच्चा । 

शावर दे० शाबर । 

शाइवत (वि०) (स्त्री०-तती) [शहवद्‌ भवः अण] नित्य, 
सनातन, चिरस्थायी - शाइवती: समाः--रामा० 
(>उत्तर ० २।५) अविच्छिन्न वर्षों के लिए, सदा 
के लिए' समस्त आगामी समये के लिए उत्तर० 
५॥२७, रघृ० १४।१४,--तः . शिव 2. व्यास 3. सूर्य, 
- तम्‌ (अव्य० ) नित्य, निरन्तर, सदा के लिए । 


शाइवतिक (वि०) (स्त्री ०-की) [शाहइवत + ठक्‌] नित्य, 
स्थायी, सनातन, सतत-शाइवतिको विरोध: “नसगिक 
विरोध 

शाइवती [शाश्वत -|-डीप] पथ्वी । 

शाषकुल (वि०) (स्त्री०-लो) [ शष्कुल-|अण्‌ | मांस 

(या मत्स्य! भक्षी । 

शाष्क लिकम [शणष्कुली--ठक | पूरियों का ढेर । 

जशञास (अदा० पर० शास्ति, शिष्ट) 4. अध्यापन करना, 
शिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षित (इस अथे में धातु 
द्विकर्म ० हैं) माणवर्क धर्म झास्ति--सिद्धा ०, भटद्ठि 
६।१०, शिष्यस्तेहूं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ू--भग० 


पाताल 
सम ० 


है. आईुंह | 


२।७ 2. राज्य करना, शासन करना,---अनन्यशासना- 
मुर्वी शशासकपुरीमसिव-रघु० १।३०, १०१, १४८५, 
१९।५७, श० १।१४, भट्टि० ३५३ 3. आज्ञा देना, 
समादिष्ट करना, निदेश देना, हुक्म देना --रघु० 
१२।३४, कु० ६।२४, भट्ठटि० ९।६८ 4. कहना, 
सम्वाद देना, सूचित करना, (संप्र० के साथ) 
--तस्मिन्नायोधनं वृत्तं लक्ष्मणायाशिषन्महत्‌--भद्ठि 

६।२७, मन० ११।॥८२ 5. उपदेश देना--स किसखा 
साध न शास्ति योडघिपम्‌ -कि० १।५ 6. आदेश 
देना, राजाज्ञा लागू करना 7. दण्ड देना, सज़ा देना, 
निर्दोष बनाना, मन॒० ४॥१७५, ८।२९ 8. सघाना, 
वशीभूत करना, महावी० ६।२०, अनु ,. (क) 
उपदेश देना, प्रेरित करना--कु० ५।५, (ख) अध्यापन 
करना, शिक्षण प्रदान करना, आज्ञा देना, आदेश 
करना -रघु० ६।॥५९, १३।७५, भट्टि०ण २०।१७ 
2, राज्य करना, शासन करना 3. सज़ा देना, दण्ड 
देना - वेणी० २ +. प्रशंसा करना, स्तुति करना, 
आ--, (बहुधा आ०) 4. आशीर्वाद देता, आशीर्वाद 
उच्चारण करना, --ऋकछन्दसा आज्ञास्ते-श० ४ 
उत्तर ० १ 2. आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश देना 


(इस अथ में पर०) भष्टि० ६।४ 3. इच्छा करना, 

खोजना, आशा करना, प्रत्याशा करना--सवंमस्मि- 

न्वयमाशास्महे श० ७, आशासतं ततः शाच्तिमस्नु- 

र्नीनहावयत्-भद्रि6 १७।१, ५११६, मनु० ३।८० 
4, प्रशंसा करना, प्र, 4. अध्यापन करना, शिक्षण 
देना, उपदेश करना, - भट्टि० १९।१९ 2. आदेश 
देना, समादिष्ट करना--प्रशाधि यन्मया कायम 
“- माकंण्डय ० 3. राज्य करना, शासन करना, प्रभ 
बनना--द्यां प्रशाधि गलितावधिकालम - न० ५।२४ 
रघ्‌० ६।७६, ९।१ 4. दण्ड देना, सज़ा देना 5. प्राथना 
करना, याचना करना, तलाश करना, (आ० )--इद 
कविभ्यः प्वम्यों नमोवाक  प्रशास्महे उत्तर० ११ 
(आपूर्वक शास्‌ के अथं में प्रयक्त ) । 

शासनम | शास-+ल्यद | ॥. शिक्षण, अध्यापन, अनु- 
शासन 2“. राज्य, प्रभुत्व, सरकार - अनन्यशासना- 
मर्वीम--रघु० १।३०, इसी प्रकार “अप्रतिशासनम्‌ 
3. आज्ञा, आदेश, निदेश ---तरुभि रपि देवस्य शासन 
प्रमाणीकृतम्‌ू--श० ६, रघृ० ३।६९, १४८३, १८। 
१८ 4, राजबिज्ञप्ति, अधिनियम, राजाज्ञा 5. विधि, 
नियम 6. अग्रहार, राजा द्वारा दान की हुई भ्रमि, 
अधिकार-पत्र, अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि 
--पच० १, याज्ञ ० २२४०, २९ 7. पट्टा, दस्तावेज, 
लिखित समझौता 8. आवेशों का नियन्त्रण (समास के 
अन्त में प्रयक्त 'शासन' का अर्थ हूं, दण्ड देने वाला, 
विनाशक, या मारक यथा स्मरशासन:, पाकशासनः ) । 


सम०--पत्रम्‌ . वह ताम्रपत्र जिस पर भूदान की 
राजाज्ञा खोदी गई हो 2. वह कागज जिस पर कोई 
राजाज्ञा अंकित हो, . हारिन (पुं०) राजदूत, संदेश- 
वाहक -रघ्‌ ० ३।६८ । 


शासित (भू० क० कृ०) [ शास+कत ] . राज्य किया 


गया, शासन किया गया 2. दण्डित । 


शासित (पं०) [ शास-+-तृत््‌ ] . राज्य करने वाला, 


शासक 2. दण्ड देने वाला--श० १।२५ । 


शास्त (१०) | शास--तच, इडभाव: ] 4. अध्यापक, 


शिक्षक 2. शासक, राजा, प्रभू 3. पिता 4. बुद्ध या 
जन धर्म का गुरु, आचाये । 


शास्त्रम [ शिष्यतेब्नेन-शास +पष्टूनू ] !. आज्ञा, समादेश, 


नियम, विधि 2. वेदविधि, धर्ंशास्त्र की आज्ञा 
3. धामिक ग्रन्थ, वेद, धमंशास्त्र, दे० नी० समस्तपद 
4. विद्याविभाग, विज्ञान -इति गुह्मतमं शास्‍्त्रम्‌ 
- भग० १५।२०, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः--रघु० 
१।१९; प्रायः समास के अन्त में विषयद्योतक दब्द 
के परचातृ, या उस विषय पर समष्टि-अध्ययन का 
संचित भण्डार वेदान्त शास्त्र, न्यायशास्त्र, तकंशास्त्र 
अलंकार शास्त्र आदि 5. पुस्तक, ग्रन्थ --तन्त्रे: पंच- 
भिरेतच्चका र सुमनोहर शास्त्रम्‌-पंच० १6. सिद्धान्त 
(विप० प्रयोग या अम्यास )-मालबि० १। सम० 
-अतिक्रम:, - अननुष्ठानस्‌ वंदिक विधियों का 
उल्लंघन, घामिक प्रामाणिकता की अव्हेलना,--अनु- 
धब्ठानम वेदविधि का पालन या तदनरूपता, -अभिज्ञ 
(धि०) शास्त्रों में निष्णात, - अर्थ: !. वेदविधि का 
अर्थ 2. वदिक विधि या शास्त्रीय वक्‍तव्य,---आचरणम्‌ 
वेदविधि का पालन,--डक्त (थवि०) शास्त्रविधि से 
विहित, शास्त्रों की आज्ञा, वध, क़ानूनी,--कारः,--कत्‌ 


(पृं०) , किसी धमंशास्त्र का रचयिता 2. ग्रन्थ 
प्रणता,---शोबिद (वि० ) शास्त्रों में निष्णात,-मण्ड: 
दिखाऊ पाठक, हलका अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, 
पल्‍लवग्राही, चक्षस (नपुं०) व्याकरण (शास्त्रों को 
समझने के लिए “आँख ) विद (वि० ) शास्त्रों 
का जानकार, - ज्ञानम धमंशास्त्र का ज्ञान, वेद की 
जानकारी,-- तत््वम्‌ शास्त्रों में वणित सचाई, वदिक 
त्व,-- दिन (वि०) ध्मंशास्त्रों का ज्ञाता,--दृष्ट 
(वि०) धमंशास्त्रों में विहित या उक्त,--दृष्टि 
(स्त्री०) शास्त्रीय दृष्टिकोण, -योनिः शास्त्रो का 
स्रोत या उदगमस्थान,--विधानम्‌ृ,--विधि: शास्त्रीय 
विधि, वेदाज्ञा,--विप्रतिषधः, --विरोध: . शास्त्रीय 
विधियों का पारस्परिक विरोध, विधि-विधान की 
असंगति 2. वेद विधि के विरुद्ध आचरण,--विमुख 
(थवि०) अध्ययन से पराइडमख--पंच० १,--विरुद्ध 
(वि०) शास्त्रों के विपरीत, अवध, गरक़ानूनी 


( १०१५ ) 


-व्यत्पत्तिः (स्त्री०) धर्मशास्त्रों का अन्तरंग ज्ञान, 
शास्त्रों में प्रवीणता,--शिल्पिन्‌ (पुं०) काश्मीरदेश, 
सिद्ध (वि०) पधम्मंशास्त्रों के प्रमाणानुसार 
स्थापित । 

शास्त्रिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-णो ) [ शास्त्र--इनि ] शास्त्रों 
में अभिज्ञ, कुशल --(पुं० ) शास्त्रों में पारंगत, बिद्वान्‌ 
पुरुष, महान्‌ पंडित । 

शास्त्रोय (वि०) [ शास्त्रण विहित: छ | . वेदविहित, 
शास्त्रानमोदित 2. वज्ञानिक । 

शास्य (वि० ) [ शास-+ण्यत्‌ ] !. सिखलाय जाने योग्य 

उपदेश दिये जाने योग्य 2. विनियमित या शासित 
किय जाने के योग्य 3. दण्डनीय, दण्डाहं । 

शि (स्वा० उभ० शिनोति, शिन॒ते) . तेज़ करना, पंनाना 
2. कृश करना, पतला करता 3. उत्तजित करना 
4. सावधान होना 5. तीक्ष्ण होना । 


[ शि+क्विप्‌ ] . माझुलिकता, स्वरसाम्यता 

2. स्वस्थता, सौोम्यता, शान्ति, अमन-चन 3. शिव 
का विशेषण । 

शिशपा [ शिवं पाति-शिव--पा-+क, पृषो० साध: | 
4. शीशम का पेड़ 2. अशोक वक्ष । 

शिककु (वि०) [ सिच्‌--क, पृषो० ] सुस्त, आलूसी 
अकमंण्य । 

शिक्यथम्‌ [ सिच-| थक, पृषो ० ] मोम, - तु० सिक्‍थ' । 

शिक्यम, शिक्धया [ स्लरंस-- यत्‌, कुगागमः, शि आदेश: 
-शिक्य--टापू ] . (रस्सी से बुना हुआ) छींका 
ल्‍- 2. बहुंगी पर लटका कर ले जाये जान वाला 

झ। 

शिक्चित (वि०) [ शिक्य-+णिच्‌--क्त ] छींके में लट- 
काया हुआ । 

शिक्ष (म्वा० आ० शिक्षते शिक्षित) सीखना, अध्ययन 
करना, ज्ञानाजेन करना अशिक्षतास्रं पितरेव मन्त्र- 
वत्‌--रघु० ३।३१ । 

शिक्षकः (स्त्री० - शिक्षका, शिक्षिका) [ शिक्ष--णिच 
+ण्वुल ] 4. सीखने वाला 2. अध्यापक, सिखाने 
वाला,--यस्यो भय॑ (अर्थात्‌ क्रिया और संक्रान्ति) साथ 
स शिक्षकाणां घ॒रि प्रतिष्ठापयितव्य एब-->-मालवि"० 
१।१६ । 

शिक्षणम्‌ [ शिक्ष --ल्‍्यूट ] 4. सीखना, अधिगम, ज्ञानाजंन 
2. अध्यापन, सिखाना । 

शिक्षमाण: [ शिक्ष--शानच्‌ | शिष्य, विद्यार्थी, विद्या- 
भ्यासी । 

शिक्षा [ शिक्ष भाव अ-|टाप ] 4. अधिगम, अध्ययन 
ज्ञानाभिग्रहण--रधु० ९।६३ 2. किसी काय को करने 
के योग्य होने की इच्छा, निष्णात हीने की इच्छा 
3, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण- काव्यज्ञशिक्षया- 


म्यास: -काव्य ० १, अभच्च नम्नरः प्रणिपातशिक्षया 
--रघ्‌ृ० ३।२५, मालवि० ४॥९, रणशिक्षा -“यद्ध- 
विज्ञान 4. छ: वेदांगों में से एक जिसके द्वारा दांब्दों 
का सही उच्चारण तथा सन्धि के नियम सिखाये 
जाते हैं 5. विनय, बविनम्रता । सम० -करः 
4. अध्यापक, शिक्षक 2. व्यास,--नरः इन्द्र का विशे- 
पषण, - शक्ति: (स्त्री०) कुशलता । 


, शिक्षित (भू० क० कृ०) [ शिक्ष--क्त, शिक्षा जाता&्स्य 


-तार० इतच्‌ |] . अधियत, अघीत 2. अध्यापित, 
सिखाया गया--अशिक्षितपटत्वमू श० ५२१ 
3. प्रशिक्षित, अनशासित 4, सधाया हुआ, बिनय- 
शील 5. कुशल, चतुर 6. विनीत, रज्जाशील' । 
सम०-- अक्षर: शिष्य,-- आयध (वि०)हथियारों 
के संचालन में अभिज्ञ । 


शिखण्ड:ः [शिखाममति-अम्‌ +-ड, शक० पररूपम ] ॥ 
मंडन-- संस्कार के अवसर पर रखी गई शिखा, चोटी 
या दोनों पादव॑ में छोड़े गये बाल, काकपक्ष 2. मोर 
को पंछ । 

शिखण्डक:ः [शिखण्ड इव--कन्‌ ] . चडाकमं संस्कार के 
अवसर पर सिर पर रक्‍्खी गई चोटी 2. सिर के 
प।श्वभागों में छोड़े गय॑ बाल (क्षत्रियों के लिए यह 
चोटी तीन या पाँच होती हैं) उत्तर० ४॥१९ 3. 
कलंगी, बालों का गृच्छा, चूडा या शेखर 4. मयूर 

पुच्छ । 

शिखण्डिक: [| शिखण्डिन |क --कः | मर्गा । 

शिखण्डिका दे० शिखण्ड () । 


शिखण्डिन्‌ (वि०) [शिखण्डो5स्त्यस्थ इनि| कलगोदार 
शिखाघारी. (पं०) !. मोर--नदति स एप वघसख: 
शिखण्डी-- उत्तर ० ३।१८, रघ० १॥३९, कु० १।१५ 
2. मर्गा 3. बाण 4. मोर को पूछ 5. एक प्रकार 
की चमेली 6. विष्ण 7. द्रपद के एक पुत्र का नाम 
(शिखण्डी मलरूप से स्त्री था, क्योंकि अंबा ने भीष्म 
से बदला चुकाने के लिए द्रपद के घर जन्म लिया 
(दे० अंबा)। परन्तु जन्म से ही उस कन्या को 
पुत्रूप में घोषणा की गई और पुत्र की भांतिही 
उसको शिक्षा-दीक्षा हुईैं। समय पाकर उसका 
विवाह हिरण्यवर्मा की पुत्री से हुआ, परन्तु जब 
हिरण्यवर्मा को ज्ञात हुआ कि मेरा जामाता तो 
सचमृच स्त्री ह तो उसे बड़ा दुःख हुआ, इसलिए 
उसने इस घोखा दिये जाने के कारण द्रपद को राज- 
धानी पर चढ़ाई करने की सीची । परन्तु शिखंडी न 
एक जंगल में रह कर घोर तपस्या की, और किसी 
उपाय से उसने अपना स्त्रीत्व यक्ष को देकर उसका 
पुरुषत्व बदले मे प्राप्त किया ओऔर इस प्रकार द्रपद 
के ऊपर आए हुए संकट को टाला। बाद मे महा- 


( १०१६ ) 


भारत के यद्ध में भीष्म पितामह को मारन का एक 
साधन बना । जब अर्जन ने शिखंडी को अपने योद्धा 
के रूप में आगे कर दिया तो भीष्म पितामह ने 
स्‍त्री के साथ यद्ध करने से हाथ खींच लिया । बाद 
म॑ अव्वत्थामा ने शिखंडी को मार डाला) । 

शिखपण्डिनी [शिखण्डिन+डीप] (. मोरनी 2. एक प्रकार 
की चमेली 2. द्रपद की पुत्री दे० ऊ० 'शिखंडिन्‌ । 

शिखरः,--रम्‌ [शिखा अस्त्यस्य-अरच आलोपः |] . चोटी 
पहाड़ का सिरा या श्ृंग--जगाम गौरी शिखरं शिख- 
ण्डिमत्‌ - कु० ५७७, १४, मेघ० १८ 2.व॒क्ष का सिर 
या चोटी 3. कलगी, चूडा 4. तलवार की नोक या 
घार 5. चोटी, शूंग, शीर्ष बिन्दु 6. कांख, बगल 7. 
बालों का कड़ा होना 8. अरवी चमेली की कली 9. 
एक लाल की भांति मणि। सम०--वासिनी दुर्गा 
का विशेषण । 

शिखरिणी [शिखरिन्‌+झीपू| . नारीरत्त 2. चीनी 
मिश्रित दही जिसमें मसाले पड़े हों, श्रीखंड 3. 
रोमावली जो वक्ष:स्थल से चलकर नाभि को पार कर 
जाती ह 4. एक छन्द का नाम - दे० परि० १। 

शिखरिन (वि०) (स्त्री०-णी) [शिखरमस्त्यस्य इनि] 
4. चोटी वाला, शिखाघारी 2. नकोला, शिखरयकक्‍्त 
--शिखरिदशना मेघ० ८२, (पुं०) ॥. पहाड़ 
--इतइच शरणाथिनां शिखरिणां गणाः शरते -भत्तें ० 
२।७६, मघ० १३, रघ० ९१२, २२ 2. पहाड़ी दूगे 
3. वक्ष 4. टिटिहरी 5, अपामा्ग का पौधा । 

शिखा [शि--खक तसय नंत्वम, पृषी ०] . सिर की चोटी 
पर बालों का गृच्छा - म॒ुद्रा० ३३०, शि० ४।५० 
मा० १०१६ 2. चोटी, शिखाग्रन्थि 3. चूड़ा 
कलंगी 4. चोटी, शिखर, शोषबिन्दु-कि० 
६।१७ 5. तेज सिरा, धार, नोक या सिरा--श० 
१।४, भामि० १!२ 6. वस्त्र का छोर, श० ११४ 
7. अग्नि ज्वाला प्रभामहत्या शिखयव दीपः -कु० 
२॥।२८, रघु ० १७।३४ 8. प्रकाश की किरण - कु० 
२।३८ 9. मोर की करूंगी 0 जटाय॒कक्‍त जड़ 
4. शाखा (विशेष रूप से जड़ पकड़ती हुई) 2, 
प्रधान या मखिया 3. कामज्वर । सम० तद 
दीपाधा र, दीवट,--धरः मोर, - जम्‌ मोर का पंख 
--धारः मोर,-- मणि: चड़ामणि, मलस . गाजर 
2. मूली,--वरः कटहल का पेड़,-वलरू (वि० ) नुकोला 
कलगीदार, (-लः) मोर, - बक्ष: दोपाधार, दीवट 
>-वद्धिः (स्त्री०) प्रतिदिन बढ़न वाला ब्याज । 

शिखालः [शिखा + आलच्‌ ] मोर की कलेंगी । 

शिखावत्‌ (वि०) [शिखा-मतुप्‌ | 4. कलगीदार 
2. ज्वालामय, (पुं०) 4. दीपक 2. आग। 

शिलखिन (वि०) [ शिखा अस्त्यस्थ इनि ] ॥. नुकीला 


2. कलंगीदार, शिखाधारी 3. घमंडी - (पुं०) 
4. मोर-पंच ० १।१५९, विक्रम ० २।२३, शि० ४५० 
2. अग्नि रिपुरिव सखीसंवासो5यं शिखीव हिमा- 
निलः - गीत० ७, पंच० ४।११०,रघु० १९५४ 
शि० १५७७ 3. मर्गा 4. बाण 5. वक्ष 6. दीपक 
7. साँड 8. घोड़ा 9. पहाड़ 0. ब्राह्मण !. साध 
2. केतु 43. तीन क़ी संख्या १4. चित्रक वृक्ष । 
सम० - -कण्ठम --ग्रीवम तूृतिया, नीला थोथा 
क् ध्वज: 2. कातिकेय का विशेषण 2. धआओआँ - फिच्छम 
-पुच्छमू मोर की पछ, दुम,--यपः बारहसिंगा 
- वधकः गोल लोकी --वाहनः कातिकेय का विशेषण 
- शिखा . ज्वाला 2. मोर की कलंगी । 

शिग्र: | शि-+-रुक गक्‌ च ] 4. सागभाजी 2. सहिजन 
का पेड़ । 

शिल्ड (भ्वा० पर० शिखति) जाता, हिलना-जुलना । 

शिद्ड_ (म्वा० पर०) सू घना 

शिक्लाण: | शिड़ +आणक, पृषो० कलोप: | ॥. पपड़ी 
झाग 2. बलगम, कफ,-णम््‌ . नाक को मल, सिणक 
2. लोहे का जंग 3. शीशे का बतंन । 

शिड्राणक:, कम्‌ [शिड्ठट +-अणक ] नासिकामल, सिणक, 

कः कफ, बलगम । 

शिज्ज्‌ (भ्वा० अदा० आ०, चरा०उभ०-शिज्जते, शिडक्ते 
शिञज्जयति ते, शिड्जित) टनटनाना, झनझनाना 
खड़खड़ाना--शि ० १०।६२ | 

शिवआुज: [ शिजञज्ज --घज्ा ] टंकार, झनझनाहट, टनटन या 
झनझन की ध्वनि, विशेषकर झांवर आदि गहनों 
की झंकार । 

शिव्जड्जिका (स्त्री ०) कटिबंध, करघनी । 

शिज्जा [शिज्ज्‌-- अ--टठाप्‌ | . टंकार, झंकार आदि 
2. धनुष की डोरी । 


शिड्जित (भू० क० कृ०)[ शिज्ज्‌--क्त ] टंकृत, झंकृत - 
-- तम्‌ टंकार, (झाँवर आदि गहनों की) झंकार, 
--कूजितं राजहंसानां नंदं नुपुरशिश्जितम--विक्रम ० 
४१४ । 

शिड्जिनी [| शिब्ज्‌-- णिनि+हछीपू | . धनष की डोरी 
2. झांवर नूपुर (परों म॑ पहना जाने वाला गहना ) । 

शिट (म्वा० पर० शेंटति) तुच्छ समझना, धृणा करना, 
तिरस्कार करना । 

शित (भू० क० कृ०) [शो--क्त ] . तेज किया हुआ 
पंताया हुआ 2. पतला, कृश 3. छीजा हुआ- क्षीण 
दुबेल, बलहीन । सम० --अग्रः कॉटा,--धारा (थि० ) 
तेज धार वाला, - जश्वकः . जो 2. गेहूँ । 

शितद्रः (स्त्री०) सतलज नाम को नदी दे० 'सतद्र । 

शिति (वि०) [ शि--क्तिच ] . इवेत 2. काला -शि० 

१५।४८.--तिः भूजंवक्ष । सम०--कण्ठः 4. शिव 


( १०१७ ) 


का विशेषण---तस्यात्मा शितिकण्ठस्थ सेनापत्यमुपेत्य 

व:--कु० २।६१, ६।८१ 2. मोर--अवनतशितिकण्ठ 

कण्ठलक्ष्मी मिह दधति स्फुरिताणुरेणजाला:--शि० 

४५६ 3. जलकुक्कुट,---छदः,--पक्षः हस,---रत्नम्‌ 

तीलम,--वासस्‌ ( पुं०) बलराम का विशेषण ---विडम्ब- 

..यन्तं शितिवासस्तनुम्‌ -शि० १६ । 

शिथिल (वि०) [इलथ्‌--किलच्‌, पृषो ०] ]. ढीला, धीमा, 
सुस्त, विश्रान्त 2. विनबंधा, खुला हुआ - श० २६ 
3. वियक्त, डाल से टूटा हुआ--श० २॥८, 4. निढाल, 
निरशक्त, असमर्थ 5. दर्बल, कमजोर--अशिथिल- 
परिरम्भ -उत्तर० १।३४, २७, गाढ या दृढ़ालिगन 
6. पिलपिला, ढीलाढाला 7. घुला हुआ 8. मुर्झाया 
हुआ 9. निष्क्रिय, निरथेक , व्यर्थ 0. असावधान 
॥4. ढीलेढाले ढंग से किया हुआ, पूरी पावन्दी के साथ 
जिसको सम्पन्त न किया गया हो 42. फेंका हुआ, 
परित्यक्त, --लम॒. ढीलापन, शिथिरुता 2. सुस्ती 
(शिथिलो कृ . ढीला करना, खोलना, खुला छोड़ना, 
2. छूट देना, ढील डालना 3. दुबंल करना, निर्बेल 
करना, कमजोर बनाना 4. छोड़ देना, परित्यक्त करना 
रघु० २।४१, शिथिलो भू्‌ १. ढीला होना, सुस्त होना 
2. गिर पड़ना-म॒च्छ ० १।१३) । 

शिथिलूयति (ना० धघा० पर०) [. विश्राम करना, धोमा 
करना, ढीला करना 2. छोड़ देता, परित्याग करना 
--बेणी० ५१६ 3. कम करना, शान्‍्त होने देना 
-“विक्रम० २। 

शिथिलित (वि०) [ शिथिल--इतच्‌ ] . ढीला किया 
हुआ 2. विश्लवान्त, खोला हुआ 3. घुला हुआ, 
प्रविलीन । 

शिनि:ः [| शी--नि: हस्वश्च | यादवों के पक्ष का एक 
योद्धा (शिननंप्त (पुं०) सात्यकि) । 

शिपि: | शो--क्विपू, शी+पा-+-क, पृषो० हृस्वः इत्वं 
च्‌ | प्रकाश की एक किरण--(स्त्री० ) त्वचा, चमड़ा 
--(नपुं०) जल शत्याच्छयनयोगाच्च शिपिवारि 
प्रचक्षते -- व्यास । सम ० --विष्ट (वि०) (शिपविष्ट, 
तथा शिविपिष्ट भी लिखा जाता हे) 4. किरणों से 
व्याप्त 2. गंजा, गंजेंसिर वाला 3. कोढ़ी (ष्टः) 
. विष्ण 2. शिव 3. गंजी खोपड़ी वाला 4. शिव्ना- 
ग्रच्छदविहीन 5. कोढ़ी । 

शिप्र: [| शि-+ रक्‌, पुक |] हिमालय पवेत पर स्थित एक 
सरोवर । 

शिप्रा [ शिप्र--टाप्‌ | शिप्र सरोवर से निकली एक नदी 
का नाम जिसके तट पर उज्जयिनी नगर बसा हुआ 
है---शिप्रावात: प्रियतटम इव॒ प्रार्थनाचाटुकार: 
-“मेंघ० ३१। 

शिफः वे० 'शिफा । 


१२८ 


शिफा (स्त्री०) . रेशेदार जड़ 2. कमल की जड़ 3. जड़ 
4. कोड़े की मार 5. माँ 6. एक नदी। सम०-- धर: 
शाखा,--रुहः वटवक्ष । 

शिफाकः [ शिफा +-कन्‌ ] कमल की जड़ । 

शिबिः (वि) [ शि--वि ] . शिकारी जानवर 2. भूज॑- 
वृक्ष 3. एक देश का नाम (ब० व० ) 4. एक राजा का 
नाम (कहते हैं कि कबूतरी के रूप में इसने बाज़ 
रूपधारी इन्द्र से अग्नि की रक्षा की थी, और तोल में 
कबतर के बराबर अपना मांस इन्द्र के सामने प्रस्तुत 
किया था) तु० मुद्रा० ६१७ । 

शिबि (वि) का [ शिवं करोति - शिव-+णिच्‌ +पण्वुल | 
. पालकी, डोली 2. अरथी । 


शिबि (वि) रम [ शेरते राजबलानि अत्र - शी-+ किरच्‌, 
बुकागमः, हस्व: ] . तंबू--धृष्टययुम्न: स्वशिबिरमय 

याति सर्वे सहध्वम्‌ू--वेणी० ३।१८, शि० ५।६८ 
2. राजकीय तंबू, या खे मा 3. सेना की रक्षा के लिए 
अकाट्य निवैश 4. एक प्रकार का अन्न । 

शिबि (वि) रथः [ शिवे: भूज॑वृक्षस्थ ई: शोभा यत्र 
तादशो रथः | पालकी, डोलो । 

शिम्बा [ शम्‌--इम्बच्‌, पूषो ० ] फलो, छीमी, सेम । 

शिम्बिका [ शिम्बा--कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌ | . फली, सेम 
2. एक प्रकार के काले उड़द (कुछ के अनुसार पु० 
भी) । 

शिम्बो (स्त्री०) . फली, सेम 2. एक प्रकार का पौधा । 

शिरम [ शु-+क ] 4. सिर 2. पिप्परामूल (इन अर्थों में 
कुछ के अनुसार पुं० भी), -रः . शय्या 2. अज- 
गर। सम०--ज बाल | 

शिरस (नपुं०) [शु--असुन्‌, निपात:] !. सिर - शिरसा- 
इलाघते पूर्व॑ (गण) परं (दोषं) कण्ठे नियच्छति 
--सुभा० 2. खोपड़ी 3. श्वद्ध, चोटी, शिखर (पहाड़ 
आदि का )--हिमगौररचलाधिप: शिरोभि: - कि० ५। 
११, शि० ४॥५४ 4. व॒क्ष को चोटी 5. किसी चोज़ 
का सिर या शिरोबिन्दु--शिरसि मसीपटलं वधाति 
दीप:--भामि० १॥७४ 6. कंग्रा, कलश, उच्चतम 
बिन्दु 7. अग्रभाग, अगला भाग, सेना का अगला भाग 
>-श० ७।२६, उत्तर० ३॥।५ 86. मुख्य, श्रधान, 
मखिया (बहुघा समास के अन्त में) (सघोष व्यंजनों 
के पर्व 'शिरस्‌' बदल कर समास में 'शिरो हो जाता 
है)। सम० - अस्थि (शिरो5$स्थि) खोपड़ी,--कपालिन्‌ 
(पूं०)) मनुष्य-खोपड़ी रखने वाला संन्यासी, 
--गहम्‌ सबसे ऊपर का घर, चन्द्रशाला, अट्टालिका, 
-ग्रहः सिर पीड़ा, सिर दर्द, . छेद: - छेदनम्‌ 
(शिरच्छेद: आदि) सिर काट देना, सिर कलम 
कर देना,--तापिन (पुं०) हाथी,--त्रम्‌, - त्राणम्‌ 
. लोहे को टोप च्यूते: शिरस्त्रश्चषकोत्तरेव 


( १०१८ ) 


--रघ्‌० ७।४९, ६६, अपनीतशि रस्त्राणा:-४।६४ 
2, सिर की टोपी, पगड़ी,-धरा,-थि:ः ग्रीवा, गरदन 
शि० ४॥५२, ५।६५,-पीड़ा सिर दर्द -- फल: नारियल 
का पेड़, -- भषणम सिर पर पहनने का आभूषण 
--मणि 4. मस्तक पर घारण करने का रत्न 2. चड़ा- 
मणि 3. विद्वान पुरुषों के लिए सम्मानयोतक उपाधि 
--ममन्‌ (पं०) पर --मालिन (पूं० ) शिव का 
विशषण,--रत्नम्‌ शिरोमणि,-- रुज़ा सिरदर्द, - रुह 
(पुं०) - रहः - (शिरसिरह -रह: भी) सिर के वाल 
--ऋतु० १४, कु० ५॥९, रघु० १५।१६,--वतिन्‌ 
(वि०) मृखिया (पुं०) मुख्य, प्रधान के रूप में रहने 
वाला, - वत्तम मिरच, - वेष्ट:,--वेध्टनस सिर पर 
पहतते का वस्त्र, पगड़ी, -- शूलम सिरदद,--हारिन्‌ 
(पं०) शिव का विशेषण । 

शिरस्टि: [शिरसि जन-+ड सप्तम्या अलक्‌ 

बाल,--शि० ७।६२ ॥ 


“ दिरस्कम्‌ [शिरस-| कन्‌] 4. लोहे कौ टोप 2. १गड़ी, 
टीपी ॥ 
शिरत्का [शिरस्क--टाप्‌] पालकी । 
शिरस्तस्‌ (अव्य०) [शिरस्‌-तस्‌ |] सिर से --कु० ३।४९, 
भर्तें० २१० । 
शिरस्यथ (वि०) [शिरसि भव: यत्‌] सिर संबंधी या सिर 
पर स्थित,--स्य: स्वच्छ केश । 
शिरा (ग--क--टाप्‌ ] नलिका के आकार की शरीर की 
वाहिका, नाड़ी, खून की नाड़ी: रक्तवाहिनी नाड़ी । 
सम ०--पत्रः कपित्थ, केथवक्ष,--वत्तम सीसा । 
शिराल (वि०) [शिरा-+लच्‌ | स्नायवी, शि'रायुकत, शिरा- 
बहुल । 
शिरिंः [श-+कि] !. तलवार 2. वध करने वाला, क़तल 
करने वाला 3. बाण 4. टिडडी । 
शिरोषः: [श्‌--ईषन्‌, किचव | सिरस का पेड़,-- षम सिरस 
का फूल (यह सुकुमारता का नमूना समझा जाता ह ) 
-शिरीषपुष्पाधिकसो कुमाया बाह तदीयाविति मे वितक 
--कु० १।४१, ५।४, रघ० १६।४८, मेघ० ६५ । 
शिल (तुदा० पर० शिलति) शिलोंछन, सिला चुगना 
बाले इकटठा करना । 
दशिलः,-लम्‌ [शिल--क | शिलोंछन, बाल चनना,-दे० मन्‌० 
१०।११२ पर कुलहल०। सम ०---उञज्छः 4. शिलावत्ति 
2. अनियमित वृत्ति । 
शिला [शिल--टाप | 4. पत्थर. चद्रान 2. चक्‍की 3. चौखट 
की नीचे की लकड़ी 4. खंब की चोटी 5. कंडरा, 
रक्‍तवाहिका 6. मन: शिला, मैनसिल 7. कपूर। 
, सम ० --अध्टकः १. छिद्र 2. बाड़, बाड़ा 3. चौबारा, 
अटारी,--- आत्मजम्‌ लोहा,-आत्मिका कुठाली, घरिया, 
--आरम्भा काष्ठकदली, जंगली केला,-- मासनम्‌ 


] सिरके 


4. पत्थर का आसन, चौकी आदि 2. शैलेय गन्धद्रव्य, 
ग्गल,---आह्म्‌ शिलाजतु,--उच्चयः पहाड़, विशाल 
चट्ान--रध ०२। ३४,--- उत्थम शेलेयगन्धद्रव्य, गुस्गुल 
-- उज्भूबम . शेलेयगन्धद्रव्य 2. बढ़िया क़िस्म को 
चन्दन की लकड़ी,---ओकस्‌ (पुं०) गरुड़ का विशेषण 
--कुट्रकः पत्थर तीड़ने की छेनी, टॉकी,--कुसुमम, 
- पुष्पम, शलेय गन्घद॒व्य--ज (वि०) शिलाजीत 
खनिजद्रव्य (-जम्‌) . शिलाजीत 2. शैलेयगनघद्रव्य 
3. पेट्रोल 4. लोहा 5. कोई भी शिलीभमत पदार्थ, 
-- जतु (नपृ ०) 4. शिलाजीत 2. गंरु,--जित (स्त्री०) 
--ददुः शिलाजीत,--घातुः !. खडिया मिट्टी 2. गरु 
3. सफेद शिलोभूत पदार्थे,--पट्टः, पत्थर की शिला 
जिस पर बठा जाय, शिलासन,- पृत्र:,-पुत्रक: मशाला 
पीसने को छोटी शिला, सिल, - प्रतिकृतिः (स्त्री० ) 
प्रत्तर मति, फलकम पत्थर की सिल, --भवम्‌ 
शलेयगन्धद्रव्य,---भेदः संगतराश की छनी, टांकी ,-रस 
. शलेयगन्धद्रव्य 2. घूप,, बल्‍कलम एक प्रकार को 
काई जो पत्थर पर जम जाती हूं, -वष्टिट: (स्त्री०) 
4. पत्थरों की वर्षा 4. ओलों की बारिश,--वेचह्र्मन 
(नपुं० ) गुफा, पत्थर की दरार, - व्याधि: शिलाजीत । 

शिलिः [शिल-)कि] भूज॑वक्ष -- (स्त्री०) चोखट की नीचे 
की लकड़ी । 

शिलिन्द: [शिलि-+दा-+-क, पृषो० मम्‌] एक प्रकार की 
मछली । 

शिली | शिलि +-छीष | . दरवाज़ें की चौखट की नीचे 
को लकड़ी 2. एक प्रकार का भकीट, कचआ 3. खंभ 
की चोटी 4. भाला 5. बाण 6. गण्डपद 7. मंढको । 
सम ० -मखः भोंरा--मिलितशिलीमखपाटलिपटलकृत 
स्मरतृणविलासे-गीत ० १, रघ० ४॥५७ 2. बाण-सा 
कुसुमघटितशिलीमखमनोहरान्मदनचापादिव प्रसद- 
वनात्‌ नत्रस्यस्ति--का० २२५, या, यगपद्विका 
शमदयादगमिते शशिन: शिलीमखगणोडलभत -- शि० 
९।४१, (दोनों संदर्भों में शब्द (4.) तथा (2. ) अर्थ 
म॑ प्रयक्‍त हुआ हु) 3. मर्ख । 

शिलोन्ध्र:ः [ शिलीं घरति--ध्‌+क पृषो० मुम्‌ ] 4. ए 
प्रकार की मछली 2. एक वक्ष,--प्रम 4. कुकुरमत्ता 
सांप की छतरी, जसा कि 'उच्छिलीन्ध्र' में 2. केले के 
वक्ष का फल-अधिपुरन्ध्रि शिलीन्ध्रसुगन्धिभि:--शि० 


६।३२, या, अलिनारमतालिनी शिलीन्ध्रे--७२ 
3. ओला । 

शिलीन्ध्रकम्‌ [ शिलीन्ध्र +-कन्‌ | कुकुरमत्ता, खुंब, साँप 
को छतरी । 

शिलीन्ध्री | शिलीन्ध्र-/+डीष |] . मृत्तिका, मिट्टी 
2. केचुआ । 


शिल्पम्‌ [ शिल--पक्‌ ] 4. कला, लऊललितकला, यान्त्रिक 


(! १०१९ ) 


कला, (इस प्रकार की कलाएँ चौंसठ गिनाई गई हैं) 
2. (किसी भी कला में) कुशलता, कारीगरी 
“>-मालवि० १।६, मच्छ० ३॥१५ 3. बविदग्धता 
पटता 4. काय, शारीरिक श्रम या काये 5. कृत्य 
अनुष्ठान 6. यज्ञीय चमचा, स्रवा। सम०-- कमंन 
( नपुं० )--क्रिया कोई भी शारीरिक श्रम, दस्तकारी 
“कारः,--कारक:,---कारिन दस्तकार, कारीगर 
-शालम,-शाला कारखाना, निर्माणी, शिल्पविद्यालय 
शिल्पगृह, -- शास्त्रम्‌ . कला विषय पर (चाहे ललित 
हो या यान्त्रिक ) लिखा गया ग्रंथ 2. शिल्पविज्ञान । 


शिल्पिन्‌ (वि०) | शिल्प-इनि ] 4. ललित या यात्रत्रक- 


कला संबंधी 2. यांत्रिक, यंत्रवत्‌ (पुं०) 4. दस्तकार, 
कलाकार, कारीगर 2. जो किसी भी कला में 
प्रवीण हो । 


शिव (वि०) [ इ्यति पापम्‌-शो--वन्‌, पृषो० ] !. शभ 


ह. 


मांगलिक, सौभाग्यशाली-इयं शिवाया नियतेरिवायति 
-5कि० ४।२१, १।३८, रघ० ११।३३ 2. स्वस्थ 
प्रसन्न, समृद्ध, सोभाग्यशाली  शिवानि वस्तीर्थंजलानि 
कच्चित्‌ - रघु० ५।८, (--अनुपप्लवानि 'शान्त') 
शिवास्ते सन्‍्तु पन्थान: भगवान्‌ आपकी यात्रा सफल 
करे ,-बः हिन्दुओं के तीन प्रधान देवताओं (त्रिम्ति) 
में से तीसरा देव जिसका कार्य सष्टि का संहार करना 
हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा का कार्य उत्पादन तथा विष्ण का 
सृष्टि-पालनू, हुं--एको देवः केशवों वा शिवों वा 
“भतृ० २।११५ 2. पुरुष की जननेन्द्रिय, शिश्न 
3. शुभ ग्रहों का योग 4. वेद 5. मोक्ष 6. पशुओं का 
बॉँधने का खूटा 7. सुर, देवता 8. पारा 9. गग्ग्ल 
40. काला धतूरा, -वो (पुं०, द्वि व०) शिव 

पावती --कि० ५।४०,--वम . समद्धि, कल्याण, 
मंगल, आनन्द --तव वत्मंनि वर्ततां शिवम- नै० 
२।६२, रत्त० १।२, रघृ० १॥६० 2. परमानन्द, 
मांगलिकता 3. मोक्ष 4. जल 5. समद्री नमक 6. सेंधा 
नमक 7. शुद्ध सोहागा। सम०--अक्षम--रुद्राक्ष, 
दे०,-आत्मकम्‌ सेंधा नमक,-आदेशकः !.शभ समाचार 


लाने वाला 2. भविष्यवक्ता, - आलय:ः 7. शिव का 
आवास 2. लाल तुलसी (यम) 4. शिव मन्दिर 
2. रमशान,-इतर (वि० ) अशुभ, दुर्भाग्यपर्ण-शिवेतर- 
क्षतययं--काव्य ० १,--कर (“'शिवंकर' भी) (वि०) 
आनन्दप्रदायक, मंगलप्रद,--कौत॑नः भंगी का नाम 
>”गति (वि०) सम्‌द्धे, आनन्दित,--धमंज: मंगलग्रह, 
“7ताति (वि०) जिसका अन्त कल्याणकारी हो 
आनन्ददायक, मगलप्रद --प्रयत्न: क्ृत्स्नोष्य॑ फलतु 
शिवतातिश्व भवतु -मा० ६७ 2. मद, 

राक्षगो न हो--मा पृतनात्वमपगा: शिवतातिरेधि 
“7%४९, (तिः) मांगलिकता, आननन्‍्द,- वत्तम 


"गा" गायन या आम] 


विष्णु का चक्र,- दाद (नपुं०) देवदारु का पेड़ 
“ ब्ुंमः बल का पेड़,-द्विष्ठा केतकी का पेड़,--धातु 
पारा,-- पुरम,-पुरी बनारस, वाराणसी,--पुराणम्‌ 
अठारह पुराणों में से एक,-- प्रियः 4. स्फटिक 2. बक 
नाम का पेड़ 3. धत्रा,--- मल्‍लकः अर्जनवक्ष,----राज- 
धानी वाराणसी,--रातश्रिः (स्त्री०) फाल्गनक्ृष्ण 
चतुदशी जब शिव के सम्मान में कठोरब्रत का पालन 
किया जाता हैं, - लिड्गरम शिव जिसकी पिंडी या लिग 
के रूप में पूजा होती है,-- लोकः शिव का संसार 
-वल्लभः आम का वक्ष,(-भा) पावंती,-- बाहन 
सॉड़, . वीजम्‌ पारा,- शेखरः !. चाँद 2. धतूरा 
--सुन्दरी दुर्गा का विशेषण । 


शिवकः [शिव--कन |] 4. वह खूँटठा जिसके साथ प्राय: गौ 
आदि पश् बाघे जाते हैं 2. वह खंबा जिससे पु 
अपना शरीर रगड़ता है, पशुओं के शरीर को खज- 
लाने के लिए खंटा । 

शिवा [शिव--टाप्‌ | . पावंती 2. गीदड़ी- जहासि निद्रा- 
मशिव: शिवारुते:-- कि० १।३८, हरेरद्य द्वारे शिव- 
शिव शिवानां कककर:--भामि० १।३२, रघ्‌० ७।५० 
११।६१, १२,३९ 3. मोक्ष 4. शमी (जेंडी) का वक्ष 
5. आंवला 6. दूवधघास, दूब 7. पीला रंग 8. हल्दी 
सम० - अरातिः कुत्ता,--प्रियः बकरा,-- फला शमी 
(जंडी) का वृक्ष,--रुतम्‌ गीदड़ का रोना- कि० 
१।३८ । 

शिवानों [शिव-+-डीप, आनक | शिव की पत्नी पावंती । 

शिवालः [शिव-+-आलच्‌ ] गीदड़ । 


शिक्षिर (वि०) [शश्‌-किरच्‌-नि] ठंडा, शीतल, सर्द 
जमा हुआ--कुरु यदुनन्दनचन्दनशिशिरतरेण करेण 
पयोघधरे--गीत० १२, रघु ९५९, १४।३, १६।४९, 
“रः,-रम्‌ !. ओस, तुषार या पाला-पद्मानां शिशिरा- 
छूयम, जाता मनन्‍्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम 
“मेघ० ८३ 2. जाड़े का मौसम, (माघ और फाल्गृन 
की ) सर्दी--कण्ठंष स्खलितं गते5पि शिक्षिरे पंस्कोकि 
लानां रुतम -श० ६।३ 3. ठंडक, शीतरूता । सम० 
- अशुः-कर:,--किरण:,-दीधिति:,-रश्मिः चन्द्रमा 
-बुध इव शिशिरांशो:-विक्रम० ५१२१, शिशिरकिरण- 
कान्त वासरान्तेडभिसायं--शि० ११२ १, शिशिरदीधि- 
तिना रजन्य: -ऋतु० ३॥२,-- अत्यय:, -- अपगम 
जाड़ें का अन्त, वसन्‍्त ऋतु - स्वहस्तलूनः शिशि रात्य- 
(पुष्पोक्षय: )-कु: ३६१, उपहितं शिशिराप- 
गमश्चिया -- रघु० ९।३१,--काल:, -- समयः जाड़े की 
ऋतु,-घ्नः अग्नि का विशेषण । 
शिशुः [शो-+-कु, सन्वद्धाव:, द्वित्वम] . बालक, बच्चा 
शिशुर्वा शिष्या वा--उत्तर० ४॥११ 2. किसी भी 
जानवर का बच्चा (बछड़ा, पिल्‍ला, छोना आदि) 


( १०२० 


श० ११४, ७।१४,१८ 3. आठ या सोलह वर्ष से कम 
आय का बालक । सम०--ऋन्‍दः,-- ऋन्‍दनम्‌ बच्चे का 
रोना, -- गन्‍्धा एक प्रकार की मल्लिका, - पालः दम- 
घोष का पुत्र तथा चेदि देश का राजा ([विष्णपुराण 
के अनसार यह राजा प्व॑जन्म में राक्षसों का राजा 
पापी हिरण्यकशिपु था जिसे नरसिंह का रूप धारण कर 
विष्ण ने मार गिराया था। उसके परचात इसने दस 
सिर वाले रावण के रूप में जन्म लिया, और राम ने 
इसको मार डाला। फिर इसी ने दमघोष के घर 
जन्म लिया - और विष्णु के अष्टम अवतार कृष्ण 
भगवान्‌ से ओर भी अधिक निष्टरता के साथ 
निरन्तर हंष करता रहा (दे० शि०१) जब यघिष्ठिर 
के राजसय यज्ञ में यह कृष्ण से मिला तो उसे ब्रा 
भला कहने लगा, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से 
सका सिर काट डाला । इसकी मत्य ही, माघकवि के 
प्रसिद्धकाव्य का विषय हैं), हन, (१०) कृष्ण का 
विज्वषण्ए मार; संस नाम का जलजन्तु,--वाहकः, 
-वाह्मक: जंगली बकरा । 
शिशकः |शिशु+कन्‌] 4. बालक, बच्चा 2. किसी भी 
जानवर का बच्चा 3. वृक्ष 4. संस । 
शिश्नम, शिल्नम [शश्‌-- तक इत्वम | पुरुष की जननेद्धधिय 
लिज्भ -याज्ञ ० ११७, मनु० ११।१०४ । 
शिश्विदान (वि०) [श्वितृ+सन्‌--आनच्‌ू, सनो लुक, 
“:द्वित्वमू, रकारस्य दकार: 4. पवित्र आचरण वालो, 
सदगणी, पुण्यात्मा 2. दृष्ट, पापी । 
शिष । (भ्वा० पर०, शषति) चोट पहुँचाना, मार 
डालना । 
[](मवा पर०, चुरा० उभ० शंषति, शेषयति-ते) 
अवशिष्ट छोड़ देना, बचा देना । 
[] (रुधा० पर० शिनष्टि, शिष्ट ) . बाक़ो छोड़ना, 
बचा रखना, अवशिष्ट छोड़ना 2. दूसरों से भिन्‍नता 
करना--प्रेर ० (शेषयति-ते) छीडना, अव--, बाकी 
छोड़ना, पीछे छोड़ता (प्रायः कमेवा० में) स्तम्बेन 
नीवार इवावशिष्ट:--रधु० ५११५, कियदवशिष्टं 
रजन्या: - श० ४, निद्रागमसीम्त: कियदवशिष्टम्‌ 
“महावी० ६, भग० ७।२, उद--, वाक़ी छोड़ना 
“दे० “उच्छिष्ट', परि---, अवशिष्ट छोड़ना (प्रेर० 
भी --- भब्रिता करेणपरिशंबिता मही-भामि० 
५३, बि--, . विशिष्ट करना, विशेषता देना, 
विशेष रूप से कहना, परिभाषा करना 2. भेद करना, 
विवेचन करना 3. बढ़ाना, ऊँचा करना, वृद्धि करना, 
गहरा करना --पुनरकाण्डविवर्तंनदारुणो विधिरहों 
विशिनष्टि मनोरुजमम-मा० ४४, उत्तर० ४॥१५ 
(कमंवा०) . भिन्‍न होना--रघृ० १७।६२ 2. 
अपेक्षाकृत अच्छा या ऊंचे दज का होना, आग बढ़ 


"राधा सका - गत" गत जय मना.आ.क......ुुुु...्र.. "सा रा. "जा... "पा" "का" 


शिष्य: 


) 


जाना, श्रेष्ठ होना, (अपा० के साथ) असपेक्षाऊंत 
बढ़िया ओर दूसरों से अच्छा होना - मन॒० २॥८३ 
२३।२० ३, (प्रेर०) आगे बढ़ जाना श्रेष्ठ होना-मुच्छ ० 
४४, मालवि० ३॥५ । 


शिष्ट (भू० क०क्ृ०) [शास-+क्त, शिष्‌--क्त वा] ! 


छोड़ा हुआ, बचा हुआ, अवशिष्ट, बाक़ी 2. आदिष्ट 
समादिष्ट 3. प्रशिक्षित, शिक्षित, अन॒ृशिष्ट 4. सघाया 
हुआ, पालतू, वर्य 5. बद्धिमान्‌, विद्वान--शि० २॥१० 
6. सदगणसंपनन, माननीय 7. शिष्ट, नम्र 8. मुख्य 
प्रधान, श्रेष्ठ, उत्तम, पूज्य, प्रमुख,-ष्टः प्रमल या 
पूज्य व्यक्तित 2. बद्धिमान्‌ पुरुष 3. परामशंदाता । 
सम० -- आचारः . बृद्धिमान्‌ मनुष्यों का आचरण 
शिष्टाचरण, सच्चरित्र,--सभा घि6द्वान्‌ या श्रष्ठ 
पुरुषों की सभा, राज्यसभा । 


शिष्टि: (स्त्री०) [शास--क्तिन्‌] १. राज्य, शासन 2. 


आज्ञा, आदेश 3. सजा, दण्ड ॥ 

[शास-+कक्‍्यप्‌] 4. छात्र, चेला, विद्यार्थी, 
>-शिष्यस्तेहह शाधि मां त्वां प्रपन्‍्तम - भग० २॥७ 
2. क्रोध, आवेश। सम० - परम्परा चेलों का अन- 
क्रम, किसी गरु-संप्रदाय की परपरित शिष्यमंडली 
--शिष्टि: (स्त्री०) छात्र का शोधन, भत्सना । 


शिह्ल:, शिक्लककः [सिह +लक, नि० सस्य दाः] शलेय 


पइन्धद्रव्य । 


ही (अदा० आ० दोते, शयित, कमंवा० श्यते, इच्छा० 


शिशयिषते) 4. लेटना, लेट जाना, विश्राम करना, 
आराम करना, इतदच शरणाथिन: शिखरिणां गणाः 
शेरते--भतं० २।७६ 2. सोना, (आलं० से भी) 
-कि नि:शड्ू शंष-शंष वयस: समागतो मृत्यु: । अथवा 
सुख शयीथा निकटे जागति जाह्नवी जननी-- भामि० 
४३०, भतृ ० ३॥७९, कु० ५।१२, प्रेर० (शाययति 
>ते) सुलाना, लिटाना, अति--, 4. सोने में पहल 
करना 2. बाद में सोना- अपेक्षाकृत देर तक सोना 
-अहं पतीन्नातिशयं - महा ० 3. श्रेष्ठ होना, आगे 
बढ़ जाना--पूर्वान्महाभाग तयात्तिक्षेखे -- रघृ० ५११५, 
चरितेन चातिशयिता मुनयः--कि० ६।३२, भट्टि 

७।४६, (प्रेर०) आगे बढ़ने का कारण बनना-चघा म्या- 
तिशाययति घाम सहस्नधाम्न:--मुद्रा ० ३।१७, अधि- 
(स्थान में कमें ० के साथ) लेटना, सोना, आराम 
करना---अध्यशयिष्ट गाम्‌ू-भद्धि" १५१४, अम्‌ 
यगान्तोचितयोगनिद्र: संहृत्य लोकान्‌ प्रुरुषो5घिशेते 
““रघ० १३॥६, १६।४९, १९।३२, कि० १।३८, 
2. बसना, रहना,-- भट्टि० १०।३५, उप -, सोना, 
निकट लेटना, सम्े --, संदेह में होना--संशब्य कर्णा 
दिष्‌ तिष्ठते यः:--कि० ३।१४, ४२, भामि० २११५ । 


शी [ शी--क्विप्‌ | (. निद्रा, विश्राम 2. शान्ति । 


( १०२१ ) 


शीक । (म्वा० आ० शीकते) 7. तर करना, छिड़कना 
2. शन: शनः जाना, हिलना-जुलना ॥ 
॥[ (म्वा० पर०, चुरा० उम० शीकति, शीकयति-ते ) 
. क्रोध करना 2. आदे करना, गीला करना । 

शीकर: [शीक्‌ +अरन्‌] ॥. वायप्रेरित छींटे, सूक्ष्मवृष्टि, 
बोछार, तुषपार--कु० १।॥१५, २।५२, रघु० ५॥४२ 
९।६८, कि० ५।१५ 2. जलकण, व॒र्ष्कण--गतम्‌- 
परिघनानां वारिगभदिराणां पिशनयति रथस्ते शीकर- 
क्लिन्ननेमि:--श ० ७।७, रघृ० १७।६२,-रम्‌ . सरल- 
वक्ष 2. इस वृक्ष की राल । 

शीघ्र ( वि० ) [शिज्ठछ +-रक्‌, नि०] फुर्तीला, त्वरित 
सत्वर--विब भ्रन्मणि मण०्डलचा रशी ध्रः--- विक्रम ०५।२, 
- थ्रः ( ज्योति० में ) ग्रहयोग,--प्रम्‌ ( अव्य० ) 
फुर्ती से, तेज़ी से, जल्दी से । सम०-उच्च: (ज्योति० 
में) ग्रहयोग, - कारिनू ( वि० ) फ़ुर्तीोलछा, चुस्त 
-कोपिन्‌ (वि०) चिड़चिड़ा, क्रोधी, . चेतन: कुत्ता, 
“बुद्धि (वि०) तीद्षणबुद्धि वाला, तेज्ञ बुद्धिवाला 
>-लड़न (वि०) तेज जाने वाला, पर पफूुर्ती से 
रखने वाला--घट ० ८, - वेधिन्‌ (पुं०) तेज घनुधर। 


शीघ्रिन्‌ (वि०) [शीघ्र-+इनि] सत्वर, फुर्तीला । 

शीघिय (वि०) [शीघ्र+घ] च॒स्त,--यः . विष्ण 2. शिव 
बिल्लियों की लड़ाई । 

प्रथम [शीघप्र+यत्‌ | चस्ती, शीघ्रता । 

शीत (अव्य०) आकस्मिक पीड़ा या आनन्द को अभि 
व्यक्त करने वाली ध्वनि (विशेषकर आननदोद्रेक की 
वह ध्वनि जो सम्भोग के समय होती हैँ) । सम० 
--कारः,-कृत्‌ (पृं०)' उपय्‌ क्तध्वनि, सिसकारी । 

शीत (वि०) [श्य--क्त] . ठण्डा, शीतल, जमा हुआ, 
>-तंब कुसमरश रत्वं शीतरब्मित्वमिन्दो:--श० ३॥२ 
2. मन्द, सुस्त, उदासीनाआलसी-ऊजअलसः सुस्त, 
जड़, - तः . एक प्रकार का नरकुल 2. नील का 
वक्ष 3. जाड़े की ऋतु, (नपु० भी) 4. कप्र, 
. ठण्डक, शोतलता, सर्दी . आ:ः शीत॑ं तुहिनाचलस्थ 
करयो:--काव्य ० १० 2. जल 3. दारचींनी । सम० 
>जँज्ञः . चाँद वक्त्रेन्द्रो तब सत्ययं बदपर: 
शीतांशुरुज्जूम्भते - काव्यं०_ १० 2. कपूर, अद 
मसूड़ों के पकजाने या उनमें ब्रण हो जाने का रोग 
पायरिया, - अद्रिः हिमालय पहाड़,--अह्मन्‌ (१०) 
चन्द्रकान्‍्तम णि,--आते (वि०) ठंड से व्याकुल, जाड़े 
से ठिठरा हुआ,--उत्तमम्‌ पानी, - काल: जाड़ें को 
ऋतु, सर्दी का मौसम, कालोन (वि०) जाड़ में 
होने वाला,--#च्छ:,---च्छम्‌ एक प्रकार की घामिक 
साधना,--गन्धम्‌ सफंद चन्दन,-गुः . चाँद 2. कपूर 
- चम्पकः 2. दीपक 2. दर्पण, - दीधितिः चाँद,-ुष्प 
शिरीष का वक्ष, शिरस का पेड़, - पृष्पकम शलेय 


बडे अिी.. 3-3७ “3७७ अरे पा ३ नम तप 


गन्धद्रव्य, प्रभ: कप्र,-भानुः चाँद,--भीरु: एक 

प्रकार की मल्लिका, - मयलः, मरोचिः, रश्सि 

. चाँद 2. कपूर,--रम्य: दीपक, - रुच्‌ (पुं०) चाँद, 

- बल्‍कः गलर का पेड़, - बोयंक:ः बड़ का पेड,-शिव 

शमीवक्ष, जेडी का पेड़, ( वम ) . संघानमक 

2. सुहागा,-- शक: जौ, स्पशें (वि०) ठंडक पहुंचाने 
वाला । 

शोतक (वि०) [शीत-+कन्‌] ठण्डा, दे० शीत, क: 

. कोई ठण्डी वस्तु 2. जाड़े की ऋ यु सर्दी का मौसम 

: 3. मन्थ र, दीघंसृत्री 4. आनन्दित, निश्चिन्त 5. क्चिछ । 


शोतल (वि०) [शोतं लाति-ला--क, शीतमस्त्यस्य रूच्‌ 
वा] ठण्डा, शीतरूगुण युक्त, सर्द, (ठण्ड के कारण ) 
जमा हुआ (आलं० से भी) --अतिशीतलमप्यम्भ: 
कि भिनत्ति न भूभूत:-सुभा ०, महदपि परदु:खं शीतल 
सम्यगाहु--विक्रम ० ४।१३, लः . चाँद, 2. ए 
प्रकार का कपूर 3. एक प्रकार का घामिक अनुष्ठान 
-लूम . ठण्डक, ठण्डापन 2. जाड़े को ऋतु 
3. शलेयगन्धद्रव्य 4. सफेद चन्दन, या चन्दन 5. मोती 
6. तृतिया 7. कमल 8. वीरण नामक मूल। सम० 
--छदः चम्पक वृक्ष,-जलम्‌ कमल,-प्रद:-दम्‌ चन्दन, 
“पष्ठी माघ श॒क्‍ला छठ । 

शीतलकम्‌ [शीतल--कन्‌ ] सफेद कमल । 

शोतला [शीतल--टाप्‌] . चेचक 2. चेचक (शीतला) 
की अधिष्ठात्री देवता । सम० - पृजा शीतला देवी 
की पूजा । 

शोतलो [शीतल--डीष] चेचक । 

शोता दे० 'सीता । 


शोताल (३ ०) [शीतं न सहते शीत--आउडछच्‌ | सर्दी 
से ठिठरता हुआ, जिसे सर्दी लग गई हूं, जाड़े के 
कारण कष्ट पाता हुआ शि० ८।॥१९ | 

शीत्य दे० 'सीत्य । 

शोध (१०, नपु०) [ शी+धुक्‌ | . कोई भी पग्रासुत 
मदिरा, अंगूरी शराव 2. शराब। सम०- - गन्धः 
बकुल वक्ष, मोलसिरी का पेड़, पः शराबी 

शीन (वि०) [ श्य+क्त | . जमा हुआ, घनीभत, ने 
. जड़, वृद्ध <. अजगर । 

शीभ (भ्वा० आ० शीभते) . शेखी बघारना 2. बतलाना, 
कहना, बोलना, (कथन ? ) । 

शीम्यः [शीभ्‌+ण्यत्‌ | !. सॉड़ 2. शिव । 

शोीरः [शीड-|- रक्‌ | अजगर दे० 'सीर भी । 

शीर्ण (भू० क० कृ०) [ शु+क्त | . कुम्हराया हुआ, 
मर्साया हुआ, सड़ा हुआ 2. सूखा, शुष्क 3. टूटा फूटा, 
चूर चर हुआ 4. दुबला-पतला, कृश (दे० श्‌),--णंम 
एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । सम० अडध्रिः--पाद 
. यम का विशेषण 2. शनिग्रह का विशेषण,--पर्णम 


( श्ण्स् ) 


कुम्हलाया हुआ पत्ता (इसी प्रकार 'शीण॑पत्रम (णं:) 
नीम का पेड़, -- बन्तम्‌ तरबूज । 
शीवि (वि०) [ शु+क्विनत्‌ | विनाशकारी, आघातयकत, 
अनिष्टकर, क्षतिकर । 
शोषम [ शिरस पषो० शीषदिशः:, शुरकक सुक च वा |] 
रारशीष सर्पो देशान्तरे वद्यः--कप्र०, मुद्रा० 
१४२१ 2. काला अगर । सम० अवशेषः केवल 
सिर ही बचा हुआ,---आमय: सिर का कोई भी रोग 
5-छेंदः सिर काट डालना (वि०) जिसका 
सिर काट डालना चाहिए, सिर काट कर मारे जाने के 


योग्य--उत्त र ० २।८, रघु० १५।५१, -रक्षकम्‌ लोहे 
का टोप । क्‍ 
शीषकः | शोषं +-कन्‌ ] राहु का विशेषण, कप्त . सिर 


2. खोपड़ी 3. लोहे का टोप 4. सिर का वस्त्र, (टोपी, 
टोप आदि) 5. व्यवस्था, निर्णय, न्‍्यायालूय का 
निर्णय । 

शीर्षण्यः [| शीष॑न-|-यत्‌ | साफ़ तथा सुलझ हुटसिर के 
बाल,-ण्यम 4. लोहे का टोप 2. टोप, टोपी | 

शोष॑न (नपु०) [ शिरस शब्दस्य पृषो० शीषन आदेश: ] 
सिर, (इस शब्द के पहले पाँच वचनों में कोई रूप 
नहीं होते, कम० द्वि० व० के परयात्‌ 'शिरस या 
'शीर्ष को विकल्‍प से आदेश हो जाता ह) । 

शील | (म्वा० पर० शीलति ) . मध्यस्थता करना, भली 
भांति सोचना 2. सेवा करना, सम्मान करना, पूजा 
करना 3. सम्पन्न करना, अम्यास करना । 
] (चुरा० उभ० शीलयति-ते) . सम्मान करना, 
पूजा करना 2. बार बार अम्यास करना, प्रयोग 
करना, अध्ययन करना, चिन्तन करना, ध्यान करना 
>-श्रुतिशतमपि भूय: शीलित भारतं वा भाभि० 
२।३५, शीलयन्ति मनय: सुशीलताम्‌ - कि० १३॥४३ 
3. धारण करना, पहनना-चल सखि कुज्जं सतिमिर- 
पुञ्जं शीलय नीलनिचोलम्‌-गीत ० ५ 4. जाना, दशन 
करना, बार बार जाना--यदनगमनाय निशि गहन- 
मपि शीलितम्‌ -गीत० ७, स्मेरानना सपदि शीलय 
सोधमोलिम--भाभति० २।४, अन्‌ -, परि , बार 
बार अभ्यास करना, सुघारना, चिन्तन करना---शश्व- 
च्छु तोषपि मनसा परिशीलितोहअसि--राज ० । 


शीलः [ शील-+ अच्‌ ]-अजगर, - रूम 4. स्वभाव, प्रकृति 
चरित्र, प्रवर्ति, रुचि, आदत, प्रथा -समानशझञीलब्य- 
सनेष सख्यम - सुभा ०, “अनसक्त' “दुब्यस्त' 'प्रवण 
'लींन' 'अभ्यास' आदि अर्थ प्रकट करने के लिए 
बहुधा समास के अन्त में प्रयुक्त, कलहशील “कलह 
करने के स्वभाव वाला' 'झगड़ाल' भावनज्ञोल चिन्तन- 
शील, इसी प्रकार दान”, मृगया”, दया", पुण्य”, 
आश्वासन” आदि 2. आचरण, व्यवहार 3. अच्छा 


स्वभाव, अच्छी प्रकृति--शील॑ पर भषणम--भतं ० 
२।८२ पंच० ५१२ 4. सदगण, नेतिकता, सदाचरण 
सज्जीवन, शुचिता, ईमानदारी--दौमं॑न्न््यान्नपतिवि- 
नेश्यति''**- शील खलोपासनात--भतं ० २४२, ३९ 
तथा हि ते शीलमदारदर्शनं तपस्विनामप्यपदेशतां 
गतम्‌--कु० ५।३६, कि० ११।२५, रघ० १०७० 


5. सोन्दय, सुन्दर रूप। सम० खण्डनम शचिता 
या नतिकता का उल्लंघन-पंच० १, घारिन्‌ (पुं०) 


शिव का विशेषण,--वंचना शचिता का उल्लंघन 
प्राप्तप शीलवंचन।--मच्छ ० १।४४ । 

शोलनम्‌ [ शील--ल्‍ल्यट ] 4. बार बार अम्यास, प्रयोग 
अध्ययन, संवधन 2. निरन्तर प्रयोग 3. सम्मान करना 
सेवा करना 4. वस्त्र पहनना । 

शोलित (भ० क० क्ृ०) [(शील--क्त ] 4. अम्यस्त 
प्रयुक्त 2. घारण किया हुआ 3. बार-बार किया 
हुआ, देखा हुआ 4. कुशल 5. यक्‍त, सहित 
सम्पन्न । 

शोवन्‌ (पुं०) | शीडः -- क्वनिप्‌ | अजगर । 

शशुमार: [ 'शिशुमार का अ्रष्ट रूप] संस नामक 
जल जसन्तु । 

शुक्‌ (म्वा० पर० शोकति) जाना, हिलना-जुलना । 


शुकः | शक-+क | 4. तोता-आत्मनो मखदोषण बचघ्यन्ते 
शुकसा रिका:-सुभा ० । तुंडराताम्रकुटिलै: पक्षेहरितको 
मलः | त्रिवर्ण राजिभि: कण्ठरेते मंजगिरः शुकाई-- 
काव्या० २९ 2. सिरस का पेड़ 3. व्यास का एक 
पुत्र (कहा जाता ह. कि शुर्का व्यास के वीय॑ से 
उत्पन्न हुआ था, जब घृताची नाम की अप्सरा शुको 
के रूप में इस पृथ्वी पर धूम रही थी तो उसको 
देख कर व्यास का वीयपात हो गया था । शुक 
जन्म से ही दाशनिक था उसने अपनी नंतिक वाक- 
पट॒ता से स्वर्गीय अप्सरा रम्भा के काम मांगे पर 
प्रेरित करने के प्रत्यक प्रयथत्त का सफलता पृव॑क 
म॒काबला क्या। कहते हैं कि उसी ने राजा 
परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया । अत्यन्त कठोर 
साधक के रूप में उसका नाम किवदन्ती की तरह 
प्रसिद्ध ही गया,--कम्च . कपड़ा, वस्त्र 2. लोहे का 
टोप 3. पगड़ी + वस्त्र की किनारी या मगजी । 
सम ०-अदनः अनार का पेड़,-तरुः,--द्वम: सिरस का 
पेड - नास (घ्ि०) तोते जेसी नाक वाला,-- नासिका 
तोते की नाक जेसी नाक, - पुच्छ:ः गन्धक, - पुष्प 
“प्रियः सिरस का पेड़,-पुष्पा जामृत का पेड़,-वल्लभ 
अनार का पेड़, - बाहः कामदेव का विशेषण । 

शुक्‍त (भू० क० कृ०) | शच +-क्‍्त ] . उज्ज्वल, विशद्ध, 
स्वच्छ 2. अम्ल, खट्टा 3. कर्कश, खरखरा, कड़ा, 
कठोर 4. संयुक्त, जुड़ा हुआ 5. परित्यक्त, एकाकी, 


( १०२३ ) 


- क्तम्‌ . मांस 2. कांजी 3. एक प्रकार का खट्दा 
तरल पदार्थ, (सरका आदि) 
शक्तिः (स्त्री०) [शुत्-क्तिनू | 4. सीप का खोल 
“मोती की सीप - पात्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति 
शिल्पमाघातु:॥ जलरूमिव समुद्रशक्तों मुक्‍्ताफलतां 
पयोदस्य-मालवि० १।६, भत० २६७ रघ्‌० १३१७ 
2. शंख 3. छोटी सीप, पुटठा 4. खोंपड़ी का एक 
भाग 5. घोड़े की छाती (या गदन पर) पर बालों 
का घृघर, शि० ५७४, दे० उस पर मल्लि० 6 एक 
प्रकार का यंघद्र॒व्य 7. दी कर्ष के समान विशेष 
तोल । सम०--जउद्भव --जम्‌ मोती, पुटम,--पेश्ञी 
भोती की सीपका खोल,--वबधः मोती का सीप, 
- बोजम मोती | 
शुक्तिका [ शुक्ति-+कन्‌-- टाप्‌ ] मोती का सीप, सीपी । 
शुक्र: [ शच-रक, नि० कुृत्वम्‌ ] ।. शुत्रग्रह 
राक्षसों के गुर जिसने अपन जादू के मंत्रों से यद्ध 
में मरे हुए राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया था - दे० 
कच' ,देवयानी' और 'ययाति 3. ज्यंष्ठमास 4. अग्नि, 
क्रम !. वीयं--पुमान पंंसोष्धिके शुक्र स्त्री 
भवत्यधिके स्त्रिया: - मन० ३।६९, ५॥६३ 2. किसी 
भी वस्तु का सत। सम०--अज्भ: मोर,--कर 
(वि०) शुक्र या वीय सम्बन्धी, (रः) हड्डियों में 
रहन वाली मज्जा,-वारः, बासरः भूग॒वार, जुमा 
-शिष्यः राक्षस । 
शक्रल, शक्तिय (वि०) [ शक्र+ला-क, शक्त+घ ] 
. वीयंसम्बन्धी 2. श॒क्र या वीये को बढ़ान वाला । 
शक्ल (वि०) [ शच-लक, कुत्वम्‌ | सफंद, विशुद्ध, 
उज्ज्वल जैसा कि 'शुक्‍लापाऊ्न मे,- क्लः . सफेद 
रंग 2. चांद्रमास का उज्ज्वल या सुदी पक्ष 3. शिव, 
क्लम १. चाँदी 2. आंखों की सफंदी में होने वाला 
गे विशेष 3. ताजा मक्खन 4. (खट्टी) कांजी । 
सम०--अज्भः--अपाड्: मोर (आँखों के श्वेत कोण 
होने के कारण) शकलापांग: सजलनयनः स्वागतीकृत्य 
केका:--मेघ०ण २२-अम्लम्‌ एक प्रकार का खट्टा 
साग, चूक,-उपला रवेदार चीनी,-कणष्ठकः एक प्रकार 
का जल कुक्‍क्कुट,---कर्मन्‌ (वि०) शुद्धाचारी, सदगुणी 
-- कुष्ठम्‌ सफ द कोढ़,--धातुः खड़िया मिट्टी,-- पक्ष 
मास का सुदी पक्ष,- वस्त्र (वि०) रवेत वस्त्रधारी 
--वायसः सारस 
शक्‍लक (वि०) [ शक्ल -+कन्‌ ] सफ़ेद,---कः . सफ द 
रंग, 2. चान्द्र मास का सुदी पक्ष । 
शक्‍लल (वि०) [ शक्‍ल-+-लछा-+क | सफ द। 
शक्‍ला | शक्‍ल-+-टाप्‌ ] १. सरस्वती 2. रवेदार चीनी 
3. बवेतवर्ण वाली स्त्री 4. काकोली नाम का पौघा । 
धुक्लिमन्‌ (पुं०) [ शक्ल -+-इमनिच ] रवेतता, सफदी । 


शुक्षिः [ शुस+ क्सि:ः | ।. वाय, हवा 2. प्रकाश, कान्ति 
3. अग्नि । 


शुद्ध: [| शम्‌+ग, नि० साधु: ) !. बड़ का पेड़ 2. पेंवदी 


बर का पेड 3, अनाज का टंड, किज्ञारु । 


गड़ा [ शुद्र--टाप | 4. नतन कली का कोष 2. जी या 


अनाज की बाल, किश्ञारु | 


शड़्िन (१०) [ शुद्भा--इनि ] बड़ का पेड़, वटवक्ष । 
शच्‌ । (म्वा० पर० शोचति) खिन्‍न होना, दुःखी होना, 


शोक करना, विलाप करना--अरोदीद्रावणो5शोची- 
न्मोहू चाशिश्वलियत्परम --भट्धि० १५।॥७१, २१।६, 
भग० १६।५ 2. खेद प्रकट करना, पछताना 
अन्‌ ,शोक मनाना, विलाप करना, खेद प्रकट करना 
-- नष्ट मृतमतिकान्तं नानृशोचन्ति पंडिता:- पंच० 
१।२३२२--भग० २।११, वेणी० ५।४, उत्तर० ३॥३२, 
परि--, विलाप करना, शोक मनान । 

॥ (दिवा० उभ० शुच्यति-ते) १. खिन्‍न होना, 
दुःखी होना 2. आद्रें होना 3. चमकना 4. स्वच्छ 
या निर्मल होना 5. कुम्हलाना; मर्साना । 


शच, शुचा (स्त्री०) [ शच-+-क्विप्‌, टाप वा ] र॑ज, शोक, 


कष्ट, दुःख-विकलकरण: पाण्डच्छाय: शुच्ा परिदुबेल: 
-उत्तर ० ३।२२, काम जीवति मे नाथ इति सा विजहौ 
शचम्‌-रधघु ० १२७५, ८।७२, मेघ० ८८, श० ४॥ १८ | 


शचि (वि०) [ शुच--कि ] १. विमल, विशुद्ध, स्वच्छ 


--सकलहंसगणं शचिमानसं--कि० ५।१३ 2. रवेत, 
कि० १८।१८ 3. उज्ज्वल, चमकदार--प्र भवति शचि- 
बिम्बोदग्राहे मणिन मंदां चयः--उत्तर० २।४ 
4. सदगणी, पवित्रात्मा, एण्पात्मा, निष्पाप, निष्कलूंक 
-- अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन:--श० ५॥२७, पथ 
शचेदशयितार ईश्वरा:---रघ० र३।४६, कि० ५१३ 

पथ्चित्रोकृत, निर्मेल किया हुआ, पुनीत. बनाया 
हुआ--रघ्‌० १॥८१, मन्‌ू० ४॥७१ 6 ईमानदार, 
खरा, निष्ठावानूु, सच्चा, निरछल--पंच० १।२०० 
7. सही यथार्थ,--चिः ॥. रवेत वर्ण 2. पवित्रता, 
पवित्रोक रण 3. भोलापनं, सदगण, भद्रता, खरापन 
4. शद्धता, यथायथता 5. ब्रह्मतारी की दशा 6. पथि 
त्रात्मा 7. ब्राह्मण 8. श्रीष्म ऋतु--उपययो विदधन्न- 
वमल्लिका: शचिरसौ चिरसौरभसंपदः: -शि० ६।२२, 
१।५८, रधघु० ३॥३, कु० ५।२० 9. ज्येष्ठ और 
आषाढ़ के महीने 0. निष्ठावान्‌ या सच्चा मित्र 
. सूथ 2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. श्रृंगार रस 
4, शत्रग्रह 6. चित्रक वक्ष । सम०-द्बरम: पवित्र वट- 
वक्ष, --मणि: स्फटिक,--मल्लिका एक प्रकार की 
चमेली, नवमल्लिका,--रोच्िस (पुं०) चन्द्रमा, -न्नत 
(थि०) पुण्यात्मा, सदृगुणी,--स्मित (वि०) मधुर 
मुस्कान वाला--कु० ५१२०, रघु० ८।४८। 


( १०२४ ]) 


शंचिस (नपुं०) [ शव --इसुन ] प्रकाश, कान्ति । 
शच्य (म्वा० पर० शच्यति) . स्नान करना, नहाना- 


घोना 2. निचोड़ना, (रस) निकालना 3. अक॑ खींचना. 


4. बिलोना । 

शटोरः: [ --शोटीर:ः, पृषो० ] वीर, नायक | 

शुढठ । (म्वा० पर० शोठति) 4. बाघा डाला जाना, रुका- 
व॒ट डाली जानी 2. लड़खड़ाना, लंगड़ा होना 
3. मुकाबला करना । 
] (चुरा० उभ० शोठयति-ते) सुस्त होना, आलसी 
हीना, मन्द होना । 

शण्ठ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० शुण्ठति, शुण्ठयति-ते) 
. पविन्न करना 2. सूखना, दे० शुदर () भी । 

शुष्ठि:-ठी (स्त्री०), शुण्ठयम्‌ [शुण्ठ--इन्‌ शुंठि--डीष, 
शण्ठ--यत्‌ | सोंठ, सखा अदरक । 

शुण्ड: | शुण्ड-)अच | . मदमाते हाथी के गण्डस्थल से 
निकलने वाला रस 2. हाथी की संड | 


शण्डक: | शण्ड--कन | . शराब खींचने वाला, कलाल 
एक प्रकार का सनिक संगीत या वाद्ययन्त्र । 

शुण्डा [शण्ड--टाप] . हाथी की सूंड 2.खींची हुई शराब 
3. मचद्यपानगह, मघशाला 4. कमल डण्डी 5. वेश्या 
रंडी 6. कुटनी, दूती। सम०--पानम्‌ मदिरालय 
शराबखाना । 

शण्डार:ः | शुण्ड--ऋ--अण | (. शराब खोंचने वाला 
2. हाथी की सूंड या नासावद्धि-महावी० १॥५३ | 

शुण्डाल: [ >5"शण्डार:, रलयोरभेंद: ] हाथी । 

शण्डिका [ शुण्डा +कन्‌+टाप्‌, इत्वम्‌ ] दे० 'शुण्डा । 

गुण्डिन (पुं०) [ शुण्ड--णिनि ] . शराब खींचने वाला, 
कलारू 2. हाथी । सम० --भूषिका छंछन्दर । 

शतुद्रिः-(ढू: (स्त्री०)) सतरहूज नदी -तु० 'शतद्र' । 

शद्ध ( भू० के० कृ० ) | शव -+-क्त | ]. विशद्ध , विमल, 


पवित्री कृत-अन्त: शद्धस्त्वमपि भविता वर्ण॑मात्रेण कृष्ण: 


>-मेघ० ४९ 2. पुनीत, अकलषित, शचि, निर्दोष 
--अन्वमीयत शुद्धति शान्तेन वपुषव सा -रघु० 
१५।७७, १४१४ 3. श्वेत, उज्ज्वल 4. निष्कलंक 
वेदाग 5. भोला-भाला, सीघा-सादा, निर्दोष 6. ईमा- 
नदार, खरा 7. सही, अदृद्वधिरहित, यथार्थ 8, ऋण 
चुकाया गया, कर्ज अदा किया गया 9. केवल, मात्र 
0. सरल, विशद्ध, अनमिश्चित, (विप० मिश्र) 
. अद्वितीय 2. अधिकृत 3. पनाया हुआ, तेज़ 
किया हुआ 4. अनननासिक, --द: शिव का विशेषण 
“मर . कोई भी विशद्ध वस्तु 2. विशुद्ध सुरा 
3. संधा नमक 4. कालछो मिच । सम ० --अन्तः राजा 
का अन्तः:पुर, रनवास, अन्दर महल--शुद्धान्तदुलेभ- 
मिदं॑ वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्थ--श० ११७, 


कु० ६५२, 'चारिन (पुं०) अन्तः:पुर का सेवक, | 


7 आम 


शुद्धि: ( 


शध 


शुन्‌ 


शतः 


धज्ों 


कंचुकी --उत्तर ० १, 'पालकः, रक्षक अन्तःपुर का 
रखवाला, - आत्मन (वि०) शद्धात्मा, ईमानदार 
-ओदन:ः (शुद्धोदनः) विख्यात बुद्ध का पिता “सुतः 
बद्ध -चेतन्यम विशुद्ध, प्रतिभा, प्रज्ञा--जंघ: गधा 
-“धी,--भाव, -सति (वि०) विशुद्धमना, निर्दोषि, 
ईमानदार । ह 

) | शध्‌-|-वितन ] . विशद्धता, स्वच्छता 
2. चमक, कान्ति--मक्तागणशद्धयो5पि (चद्धपादा:) 
--रघ० १६।१८ 3. पवित्रता, पृण्यशीलता-तीर्था 
भिषकजां शुद्धिमादधाना: महीक्षितः--रघृ० १॥८५ 
4. पविश्रीकरणा प्रायश्चित्त, परिशोघन, प्रायश्चित्त 
परक कृत्य---शरीरत्यागमात्रणः. शुद्धिलाभममन्यत 
-रघु० १२।१० 5. पवित्रीकरणम्‌लक या प्रायश्चित्त 
परक संस्कार 6. (ऋण) परिशोघ 7. प्रतिहिसा, 
प्रतिशोध 8. छुटकारा, (जांच द्वारा सिद्ध) निर्दोषता 
9. सचाई, यथाथंता, याथातथ्यता 0. समाधान, 
संशोधन 4. व्यवकलन' 2. दुर्गा। सम०--पत्रम 
एसी सूची जिसम॑ अशद्ध शब्द शुद्ध रूपों सहित लिखे 
गये हों 2. प्रायश्चित्त के द्वारा हुई शुद्धि का 
प्रमाणपत्र । 


(दिवा० पर०)- शुध्यति, शुद्ध० ) 4. शुद्ध या पवित्र 
होना, (आलं०» से भी) मत्तोयः शुध्यते शोध्यं नदी 
बंगन शध्यति । अद्धिगात्राणि शध्यंति मन: सत्येन 
गध्यति --मन्‌ ० ५११०८-० 2. शुभ होना, अनकल 

होना, पात्र होना --तिथिरेव यावन्न शध्यति-मुद्रा ०५ 
3. स्पष्ट किया जाना, संदेह दूर करना--न शुध्यति 
में अन्तरामा-मृच्छ ० ८ 4. व्यय किया जाना, (खच ) 
चुकाया जाना --व्ययः शुध्यति--पंच ० ५, प्रेर०-- 
(शोधयति--ते) 4. पवित्र करना, निर्मल करना 
धो डालना 2. (कण) परिशोध करना, चुकाना 
परि ---, बि---, सम्‌--, पवित्र किया जाना,--रघु ० 
१२।१०४, मन ० (५)६४ । 


(तुदा० पर० शनति) जाना, हिलना-जलना । 

शंपः (फ:) [| शन इव शेफ: यस्य--अलक स० ] 
एक वेदिक ऋषि, अजीगरत का पुत्र (एतरेय ब्राह्मण 
में बताया गया ह क्रि राजा हरिश्चन्द्र ने निस्सन्तान 
होने के कारण यह प्रतिज्ञा की कि यदि मुझेपत्र 
लाभ हुआ तो में वरुण देवता के लिए उसकी बलि 
दे दंगा। अन्त म॑ उसके घर पुत्र ने जन्म लिया 
उसका नाम रोहित रक्‍खा गया । राजा अपनी 
प्रतिज्ञा को किसी न किसी बहाने टालता 
रहा । अन्तत: रीहित नें सौ गौओं के बदले अजीगत॑ 
के मध्यम पत्र शुनः शंप को अपने स्थान पर बलि 
दिये जाने के लिए खरीद लिया। परन्तु बालक 
शुन: शेप ने विष्ण, इन्द्र तथा अन्य देवताओं को स्तुति 


( १०२५ ) 


करके अपने आपको मृत्यु से बचा लिया। उसके 
पश्चात्‌ विश्वामित्र ने उस लड़के को अपने कुल में 
गोद ले लिया और उसका नाम रक्‍्खा 'देवरात') । 
शुनकः | शुन्‌-क--शुन्‌ +-कन्‌ ] . भूृगुवंश में उत्पन्न 
एक ऋषि का नाम 2. कुत्ता । 
शुनाशी (सी) रः [ शुनाशोरों वायूसूय अस्य स्तः इति 
अच्‌ | . इन्द्र का विशेषण 2. उल्ल । 
शुनिः [ शन्‌ +-इन्‌ ] कुत्ता । 
शुनी (स्त्री०) (इ्वन्‌-+डीष ] कुतिया, कुक्कुरी । 
शुनीर: [ शुनी--- र | कुतियों का समह । 
शुन्ध्‌ (स्वा० चुरा० उभ० शुन्धति--ते, शुन्धवति--ते) 
. पवित्र या विमल होना 2. निर्मल करना, 
पवित्र करना । । 
शुन्ध्युः | शुन्ध्‌ -+ यु: ] हवा, वाय्‌ । 


शुभ्‌ (म्वा० आ० शोभते) . चमकना, शानदार होना, | 
सुन्दर या मनोहर दिखाई देना--सुष्ठ शोभसे एतेन 
विनयमाहात्म्येन--उत्तर ० १, रघु० ८।६ 2. लाभकर 
 शुम्भ (स्वा० पर० शुम्भति) 


प्रतीत होना -सुखं हि दुःखान्यनभूय शोभते--म्‌ च्छ ० 
१।१० 3. उपयुक्त होना, शोभा देना, योग्य होना 
(संबं० के साथ )-रामभद्व इत्येबोपचार: शोभते तात 
परिजनस्य--उत्तर० १, प्रेर७ (शोभयति ते) 
सजाना, संवारना, अलंकृत करना, परि---, बि--, 
चमकना, शानदार दिखाई देना । 


शुभ (वि०) [शुभू+क | 4. चमकीला, उज्ज्वल 


2. सुन्दर, मनोहर --जडघे शुभे सृष्टवतस्तदीये--कु ० 


१।२५ 3. मांगलिक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, समद्धि 
दालोी 4. प्रमुख, भद्र, सदगुणी --पंच० १ ३५८,--भम 
मांगलिकता, कल्याण, अच्छा भाग्य, प्रसन्नता, समद्ि 
“मा० १२३ 2. अलकार 3. जल 4. एक प्रकार 
की सुगंधित लकड़ी । सम०--अक्ष: शिव का विशेषण, 
“अंग (वि०) सुन्दर (गी) . सुन्दर स्त्री 2. कामदेव 
को पत्नी रति,--अपांगा सुन्दर स्त्री,--अशुभम्‌॒ सुख- 
दुःख, भला-बुरा, - आचार (वि०) पवित्र आचरण 
वाला, सदाचारी,-आनना मनोरम स्त्री,-इतर (वि० ) 
(वि०) 4. बुरा, खराब 2. अशुभ, आमांगलिक, 
--उदक (वि०) जिसका अन्त आनन्ददायक हो,-कर 
(वि०) कल्याणकर, मंग्रलप्रद,--कर्मनू (नपुं०) 
पुण्यकाय,--- गंधकम्‌ एक गन्धद्रव्य, बोल,-ग्रड़्ः अनकल 
प्रह,.-दः बटवृक्ष,--दंती सुन्दर दाँतों वालो,-लग्नः, 
5 ग्नम्‌ शुभ मुह॒ते, मंगल घड़ी,-बार्ता शभ समाचार, 
वासनः मुह को सुभाषित करने वाला गंघद्रव्य, 
“शैंसिन्‌ (वि०) शुभसूचक, मंगल की सूचना देने 
वाला--रघु० ३।१४, स्थली व. वह भवन जहाँ 
यज्ञों का अनुष्ठान होता हो, यज्ञभूमि 2. मंगलभूमि । 
शुभयु (वि०) [शुभमस्थास्ति-यस्‌ |] 4. मंगलमय, सौभाग्य- 


१२९ 


सूचक, भाग्यशाली, मंगलान्वित-अधिक शुशुभे शभंयना 
द्वितयेन द्वयमेव संगतम्‌--रघु० ८।६, भट्ठि ० १२० । 

शुभद्ूर (वि०) [शुभ--कृ-+-खच्‌, म॒म्‌] . कल्याणकारी 
2. आनन्दव्धक । 

शुभभावक (वि०) [शुभम्‌-भू-+णिच्‌-|- उकज्य ] सजाया 
हुआ, सूभूषित, अलंकृत, उज्ज्वल | 

शुभा [शुभ-+टाप ] 4. कात्ति, प्रकाश 2. सौन्दर्य 3. इच्छा 
4. पीलारंग, गोरोचन 5. शमी वक्ष 6. देवसभा 
7. दूब 8. प्रियंगू लता । 

शुक्र (वि०) [शभ--रक्‌] ॥. चमकीला, उज्ज्वल, 
देदीप्पमान 2. इ्वेत -- पश्यति पित्तोपहतः: शशिक्ष श्र 
शंखमपि पीतं--काव्य०/ १०, रघ० २।६९, -- भ्रः 
. रवेत रंग 2. चन्दन (नपुं०), - भ्रम 4. चाँदी 
2. अभ्रक 3. सेंघा नमक 4. कसीस । सम० अंशः, 
कर: 4. चद्रमा 2. कपूर, - रश्सिः चन्द्रमा । 

शुभ्रा [| शुश्र +टठाप्‌ | . गंगा 2. स्फटिक 3. वंशलोचन । 

शुत्रि:ः [शभ्‌-+क्रिन] ब्रह्मा का विशेषण । 
4. चमकना 
3. आघात पहुँचाना, क्षति पहुँचाना । 
शुम्भः [शुम्भ--अच्‌ | एक राक्षस का नाम जिसे दुर्गा ने 
मार डाला था। सम०-- घातिनी, - मिनी दुर्गा का 
विशेषण । 

श्‌ (शू) र्‌ (दिवा० आ० शूय॑ंते) 4. चोट पहुँचाना, मार 
डालना 2. दृढ़ करना, स्थिर करना, ठहराना । _ 


2. बोलना 


शुल्क (चुरा० उभ० शुल्कयति--ते) . लाभ उठाना 


2. अदा करना, देना 3. रचना करना ४८. कहना, 
वर्णन करना 5. छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना | 

शुल्क: कम्‌ [शुल्क+घज्म] . चुंगी, कर, महसूल, 
सीमाशुल्क, विशेषतः वह कर जो राज्य द्वारा घाट या 
मार्ग आदि पर लिया जाता हे-कः सुधी: संत्यजे:्धाण्ड 
शुल्कस्येवातिसाध्वसातू--हि० ३।१२५, मनु० ८।१५९, 
याज्ञ ० २।४७ 2. किसी सौदे को पक्का करने के लिये 
दिया गया अगाऊ घन 3. (कन्या का) विक्रय मूल्य, 
कन्या के पिता को कन्या के बदले दिया गया धन 
- पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया--रघु० ११।४७, न 
कन्याया: पिता विद्वान्‌ गृह्लीयाच्छल्कमण्वपि - मनु० 
३।५१, ८२०४, ९॥९३, ९८ 4. विवाहोपहार 
5. विवाह निश्चित करने के लिए दिया गया घन, 
दहेज 6. वर पक्ष की ओर से दलहिन को दिया गया 
उपहार । सम० ग्राहक, --ग्राहिन्‌ (वि० ) शुल्कसंग्रह- 
कर्ता,--दः 4. विवाहोपहार देने वाला 2. वाग्दत्त 
विवाहार्थी, शाला, स्थानम्‌ शुल्क जमा करने की 
जगह, चुंगीघर । 

शुल्लम्‌ [शुल्व्‌ू--अच्‌, पृषी०] 4. सृतली, रस्सी, डोरी 
2. तांबा । 


( १०२६९ ) 


शल्य (लव) (चुरा० उभ० शुल्व-ल्ब-यति,--ते) देना, 
प्रदान करना 2. भेजना, तितर बितर करना, 
3. मापना । 

शल्वम्‌ (ल्यम्‌ ) [शुल्व॒-+अच्‌ | 4. रस्सी, डोरी 2. तांबा 
3. यज्ञीय कम 4. जल का सामीप्य, जल का निकट- 
वर्ती स्‍थान 5. नियम, क़ानन, विधिसार,--ल्वा, 
--ल्‍वी दे० ऊपर । 

शुश्र्‌ (स्त्री०) [श्रु--यड लक, द्वित्वादि--क्विप] माता । 

शुश्रूषक (वि०) [श्रु+सन्‌, द्वित्वादि+ण्वुल] सावधान, 

' आज्ञाकारी, -कः सेवक, टहलुआ । 

शश्रषणम्‌, -णा [श्रु-सन्‌--इत्वादि +-ल्यूट्‌] . सुनने की 
इच्छा * 2. सेवा, टहल 3. आज्ञाकारता, ककत्तंव्य- 
परायणता । 


शश्रषा [श्रु+सन्‌, द्वित्वादि--अ-टाप्‌] . सुनने की 
इच्छा --अतएव शश्रूषा मां मुखरयति -मुद्रा० ३ 
2. सेवा, टहल 3. कतैंव्यपरायणता, आज्ञाकारिता 
4. सम्मान 5. बोलना, कहना । 

शुश्रष्‌ (वि०) [(श्रु+सन्‌, द्वित्वादि--उ] ॥. सुनने का 

इच्छुक 2. सेवा या टहल करने की इच्छा वाला 

3. आज्ञाकारी, सावघान । 

शुष्‌ (दिवा० पर० शुष्यति, शुष्क ) . सूखना, शुष्क होना, 
खुश्क होना--तृषा शृष्यत्यास्थे पिबति सलिलं स्वाद 
सुरभि -भत्‌ं ० ३।९२ 2. मुर्सा जाना, प्रेर० (शोष- 
यति-ते) . सुखाना, मुर्साना, खुश्क होना 2. कृश 
करना, उद्‌--, परि--, . सुखाया जाना, सुखाना 
>-भेट्िि० १०४१, भग० १॥२९ 2. म्लान होना, 
कुम्हलाना, मुझ्नाना, वि--, सम्‌ -, सुखाया जाना । 


शुघः, शुषी [शुप्‌॒+क, शुष--छीष्‌] . सूखना, सुखाना 
2. बिल, भूरन्भ्र । 


शुषिः [शुष -- कि] 4. सुखाना 2. रन्ध्र, छिद्र 3. साँप के 


विषले दांत का पोला भाग । 

शंधिर (धि०) [शुष--किरच्‌] छिद्रयुक्त, रन्ध्रमय,-रः 
4, आग 2. चूहा,--रम्‌ . छिद्र 2. अन्तरिक्ष 3. हवा 
या फैक से बजन वाला बाजा । 

शुधिरा [शुषिर--टाप]] 7. नदी 2. एक प्रकार का 
ग्न्धद्रव्य । 

शषिलरः [शष्‌- इलच्‌, स च कित्‌ | हवा, वाय्‌ । 

शूबह्क (भू० क० कृ०) [शुष+क्त] . सूखा, सुखाया 
हुआ --शाखायां शुष्क॑ करिष्यामि--मृच्छ ० ८ 2. भुना 
हुआ, म्लान 3. झुररीदार, सिकुड़न वाला, कृश 4. झठ 
मठ, व्याजमक्त, नक़ली कामिन: सम कुरुते करभो- 
रूहारि शुष्कददित च सुखेषपषि शि० १०।६९ 
5. रिक्त व्यर्थ: अनुपयोगी, अनुत्पादक--मालवि० २ 
6. मनिराघार, निष्कारण 7. बुरा लगने वाला, कठोर 
--तस्म नाकुशलं ब्रयात्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌--मनु० 


११॥३५। सम०--अछझ्छडः (वि०) कृशकाय, (ग्रो) 
छिपकली, अच्चम वह अनाज जिसमें से भूसा अलग 
नहीं किया गया, कलहः . व्यर्थ या निराघार 
झगड़ा 2. बनावटी झगड़ा-मुद्रा ० ३.--वरस निराधार 
वेर,--बद्रण वह घाव जो अच्छा हो गया हैं, घाव का 
चिह्न । 
शपष्कल:,-लम्‌ [शुष्क --ला--क | 4. सूखा मांस 2. मांस । 
शुष्म: [| शुष्‌- मन्‌, किच्च ] . सूयं 2. आग 3. वाय, 
हवा 4. पक्षी,--ध्मम्‌ . पराक्रम, सामथ्य 2. प्रकाश, 
कान्ति । 
शत्मन (१०) [शुष्‌+ड, मनिप] अग्नि--शि० १४२२, 
--(नपुं०) 4. सामथ्य, पराक्रम 2. प्रकाश, कान्ति । 
शकः,-कम्‌ [श्वि-- कक, संप्रसारणम्‌] . जौ की बार, 
दाढ़ी 2. पौधों के कड़े रोएँ, वृतं च खल शूक:-भामि० 
१।२४ 3. नोक, सिरा, तेज़ किनारा 4. सुकोमलता,- 
करुणा 5. एक प्रकार का विषेला कीडा । सम०» 
--कीट:,-कोटक: एक प्रकार का कीड़ा जिसके शरीर 
पर रोए खड़े हों, - घान्यम कोई भी एसा अन्न जो 
बालों टंड्ो में से निकलता है (जी आदि),--पिष्डि:, 
-- डो,---शिम्बा,---शिस्बिका,---शिम्बि केवाँच, 
कपिकच्छ । 
शूककः [शूक-- कन्‌] . एकार का अन्न 2. सुकोमलता 
करुणा । 
शकरः [शू इत्यव्यक्तं शब्द॑ करोति--शू-+कृू+-अच्‌] 
सूअर- गच्छ शूकर भद्रं ते वद सिहों मया हतः, 
पण्डिता एवं जानन्ति सिहशूकरयोबंलम--सुभा० । 
सम० दृष्ट एक प्रकार का घास, मोथा । 
शकलः [शूकवत्‌ कलेश ददाति--शूक--ला-+क]| अडियल 
घोड़ा । 
शद्रः [श् - रक, पृषी० चस्य दः, दीघं:] चौथे वर्ण का 
पुरुष, हिन्दुओं के चार मुख्य वर्णों में से अन्तिम वर्ण 
का पुरुष (कहा जाता हैँ कि वह 'पुरुष या ब्रह्मा के 
परों से उत्पन्न हुआ-पद्धूथां शूद्रो अजायत--ऋक्‌० 
१०।९०।१२, मनु० १।८७, उसका मुख्य कतंव्य तीनों 
उच्चवर्णों की सेवा करना हं-- तु० मन॒० १९१) | 
सम०--आह्िकम्‌ शूद्र का दैनिक अनुष्ठान,--उदकम 
शूद्र के स्पश से दूषित जरू,--कत्यम,-धर्म: शूद्र का 
कतंव्य,--प्रियः प्याज,--श्रेष्य: तीनो उच्चवर्णों में से 
किसी एक वर्ण का पुरुष जो शृद्र का सेवक हो 
-भूयिष्ठ (वि० ) जहाँ अधिकांश शुद्र रहते हों,-याजक: 
' जो श॒द्र के लिए यज्ञ का संचालन करता है ,--वर्गे: 
शूद्रश्नणी या सेवकवर्ग,--सेवनम्‌ शूद्र की सेवा करना, 
शद्र का सेवक बनना | 


' शद॒कः | शूद्र।- कन्‌ ] एक राजा, म॒च्छकटिक का प्रख्यात 


छवि 


प्रणंता । 


( (१०२७ ) 


शद्ा [ शद्र+टाप्‌ | शूद्र वर्ण की स्त्री। सम०--भाये 
जिसकी पत्नी श॒द्रवर्ण की हो,--वेदनम शद्रस्त्री से 
विवाह करना,-सुतः (किसी भी जाति के पिता द्वारा 
श॒द्र माता का पुत्र । 

दद्राणो, श॒द्री | दशद्र+-छीप पक्षे आनक्‌ ] शुद्र की पत्नी । 

शन (भू० क० कृ०) [श्वि--क्त] . सूजा हुआ 2. व्धित 
उगा हुआ, समद्ध । 

शना [ श्वि अधिकरण क्‍्त, संप्र० दीघश्च | 4. म॒दु ताल 
घंटी, उपजिह्लिका 2. बूचड़खाना 3. कोई भी वस्तु 
(जैसे कि घर गहस्थी का कुछ सामान) जिससे जीव 
हिसा होती हो (यह गिनती में पाँच हँ-चूल्हा, चक्‍को 
बहारी, ओखली और जलपात्र )-पञ्च शूना गृहस्थस्य 
चुल्ली पेषण्युपस्करः। कण्डणी चोदकुम्भरच वध्यते 
यास्तु वाहयन्‌--मनु ० ३।६८ । 
(वि०) [ शूनाय प्राणिवधाय हित॑ रहस्यस्थानत्वात्‌ 
यत्‌। . रिक्त, खाली 2. सूना (हृदय, तथा चितवन 
आदि के लिए भी प्रयक्त) -गमनमलसं शून्या दृष्टि 
--मा० १।१७ दे० नी० शुन्यहृदय 3. अविद्यमान 
4. एकान्त, निर्जन, विविक्त, वीरान-शून्यंषु शूरा न के 
>+काव्य० ७, भद्ठटि ० ६१९, उत्तर० ३।३८, मा० 
९|२० 5. खिन्न, उदास, उत्साहहीन -शुन्या जगाम 
भवनाभिमखी कथंचित्‌--कु० ३७५, कि० १७।३९ 
6. नितान्त रहित, वड्चित, विहीन, अभावयक्‍त 
(करण० के साथ या समास में ) -अंगुलीयकशून्या मे 
अंग्लिः--श० ५, दया" ज्ञान आदि 7. तटस्थ 
8. निर्दोष 9. अथंहीन, निरर्थक -शि० ११४ 
0. विवस्त्र, नंगा,--न्यम . निर्वातता, रिक्त, खोख- 
लापन 2. आकादा, अन्तरिक्ष 3. सिफर, बिन्दु 4. अस्ति 
त्वहीनता, (पूर्ण, असीम) अविद्यमानता-दूषण 
शन्‍्य बिन्दव: -ने० १२१ . सम० -मसध्यः खोखला 
नरकुल,-मनस्‌-मनस्क (वि०) अन्यमनस्क, भग्नचेता 
-मख, बदन (वि०) हकक्‍्का-बक्का, उदास, किक्तेव्य 
विमढ़, चाद: वह दार्शनिक सिद्धांत जो (जीव ईश्वर 
आदि) किसी भी पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करता 
बौद्ध दर्शत,, बादिन (पुं०) !. नास्तिक 2. बौद्ध, 
-हृंदय (वि०) [. अन्यमनस्क -विक्रम० २, श० ४ 
2. खले दिल वाला, जो दूसरों पर किसी प्रकार का 
संदेह न कर । 


शन्या [ शनन्‍्य --टाप्‌ ] 7. खोखला नरकुर 2. बांझ स्त्री । 

शर (चरा० उभ० श्रयति-ते) !. शौय के काय करना 
शक्तिशाली होना 2. प्रबल उद्योग करना । 

शर (वि०) [ शूर--अच्‌ | बहादुर, वीर, पराक्रमी, ताक- 

.. तवर-शन्यंष श्रा न के--काव्य ० ७, -रः [. सूरमा, 

योद्धा, पराक्रमी 2. सिंह 3. सूअर 4. सूर्य 5. साल | 

का पेड़ 6. कृष्ण का दादा, एक यादव । सम०-कौटः ' 


०04५-२8 »६........2....रघतुर -> पाए" कर... ध2..ल्‍€. ५2५ स्‍+++न. 


तिरस्करणीय योद्धा, महावीर० ६।३२,--भानम्‌ 
अभिमान, अहंकार, - सेन (पुं० ब० ब०) मथुरा के 
निकट एक देश या उस देश के अधिवासी - रघु० 
६।४५। 


शरण: | ग्र- ल्यद | सरन नामक एक खाय्यमूल, कद । 
दरंमन्‍्य (वि०) | आत्मानं शूरं मन्यते-शूर--मन्‌ |-खश्‌ 


शाप 


। जो व्यक्ति अपने आपको पराक्रमी समझता हू । 


पंम [ श+-प: ऊद्च नित्‌ | छाज,-पें: दो द्रोण का 
तोल । सम०--कर्ण: हाथी,--णखा, खली (नखा 
के स्थान पर) जिसके नख छाज जसे लंबे चोड़े हों, 
रावण की बहन का नाम (वह राम के सौन्दर्य पर 
मग्घ होकर उनसे विदाह करने की प्रार्थना करने 
लगी। परन्तु राम ने कहा कि मेरे साथ तो मेरी 
पत्नी हैं, अच्छा हो कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ। 
परन्तु जब लक्ष्मण ने भी उसकी प्रार्थना न मानी 
तो वह वापिस राम के पास आई। इस बात पर 
सीता को हंसी आ गई। फलत: शूपंणखा ने अपने 
आपको अत्यधिक अपमानित समझकर बदला लेने की 
इच्छा सेभीषण रूप घारण किया और सीता को खाने 
के लिए दोड़ी । परन्तु उसी समय लक्ष्मण ने उसके 
कान और नाक काटली और उसका रूप विगाड़ दिया 
--रघ० १२।३२ -४० ),--वातः छाज को हिलाने 
से उत्पन्न हवा --श्रुतिः, हाथी । 


शर्पो [शप--डीष | !. छोटा छाज या पद्धा 2. शूपणखा । 


शर्म:ः, -शर्मिः (पं०, स्त्री०) शभिका, शूर्मो [| सुष्ठ ऊर्मि 


अस्ति अस्याः:, पक्षे अच; शूमि+कन्‌ +-टापू, शूमि 
डीष | . लोहे की बनी प्रतिमा 2. घन, निहाई । 


शल (म्वा० पर० शूलति ) !. बीमार होना 2. कोलाहल 


करना 3. गड़बड़ करना, विगाड़ना । 


शलः,-लम | शलू-+क | !. पना या नोकदार हथियार, 


नुकीला कांटा, नेज़ा, बर्छी, भाला 2. शिव का त्रिशूलछ 
3. लोहे की सलाख (जिस पर मांस भूना जाता हे ) 
शले संस्क्रृतं शूल्यम्‌ू-तु० अयः शूल 4.एक स्थूण जिसके 
सहारे अपराधियों को सूली दी जाती थी--(बिश्रत्‌ ) 
स्कन्धेन शूल हृदयन शोकम्‌--मृच्छ० १०॥२१, कु० 
५।७३ 5. तीव्र पीड़ा 6. उदरशूल 7. गठिया, जोड़ों 
में दर्द 8. मृत्य 9. झण्डा, ध्वज (शूलाकू लोहे को 
सलाख पर रख कर भूनना) । सम० -अग्रम सलाख 
की नोक, - ग्रन्थिः (स्त्री०) एक प्रकार का घास 
दूब, - घातनम लोहे का बरादा, लोहे का चूरा जो 
लोहे को रेतने से निकलता हैं, (वि०) शामक 
औषधि, वेदनाहर, - धन्वन, -- धर, --धारिन,-- धक, 

पाणि, - भत्‌ (पूं०) शिव के विशेषण -- अधिगत- 
घवलिम्न: शलपाणेरभिख्याम--शि० ४॥६५, रघ्‌० 
२।३८, -शत्रः एरण्ड का पौधा,--स्थ (वि०) सूली 


( १०२८ ) 


पर चढ़ाया गया, हन्त्री एक प्रकार का जौ,-- हस्त: 
भालाधारी । 
शलकः [शूल--कन्‌ |] अड़ियल घोड़ा । 
शला [शूल-|-टाप | . अपराधियों की सूली देने की स्थणा 
2. वेश्या । - 
शूलाकृतम [शरलू-+-डाच्‌ +-#-+-क्त | भना हुआ मांस । 
शलिक (वि०) [शूल-+-ठन्‌] 3. शूलघारी 2. सलाख पर 
भना हुआ, कः खरगोश, कम भूता हुआ मांस । 
शलिन (धि०) [शलमस्त्यस्य इनि] 4. वर्छीधारी - दुजनों 
लवण (2. उदरशल से पीड़ित 
(पृं०) !. बर्छीधारी 2. खरगोश 3. शिव -कुवन्‌ 
सन्ध्यावलिपटहतां शलिनः इलाघनीयाम -मेघ ० ३६, 
का० २।५७ | 
शलिनः [शूल--इनन्‌ ] बरगद का पेड़ । 
शल्य (वि०) [ शल-+यत्‌ ] . सलाख़ पर भूना हुआ 
-“श० २ 2. सूली पाने के योग्य, ल्यम्‌ भुना हुआ 
मांस । 
शष (म्वा० पर० शूषति) . पंदा करना, उत्पन्न करना 
2. जन्म देना । 
भ्वूकालः [ >-पख्यगाल: | गीदड़-दै ० “श्ूगारू । 
शुगालः [| असज॑ लाति-ला-+-क, पृषो०] . गीदड़ 2. ठग 
घतें, उचक्का 3. भीर 4. दुष्ट प्रकृति, कटभाषी 
5. कृष्ण । सम० - केलिः एक प्रकार का बर,-जम्बुः, 
(स्त्री०) एक प्रकार की ककड़ी, खीरा,-घोनि 
गीदड़ की योनि में जन्म लेना शिव का 
विशेषण । 


_ ब्ूगालिका, श्यगाली [ शूगाल--डछीष्‌ू, पक्षे कन--टाप्‌ 


ह्ृस्व:| 4. गीदड़ी 2. लोमड़ी 3. पलायन, प्रत्यावतंन । 


ध्पूद्भलः,-ला,-लम [श्द्भात्‌ प्राधान्यात्‌ स्खल्यते भनेन 
पृथषी० |] . लोहे की जज्जीर, बेडी 2. जज्जीर 
हथकड़ी (आलं० भी) -भट्टि० ९१९०, लीलाकटाक्ष- 
मालाशूद्धलाभिः >दश०, ससारवासनाबद्ध श्ृद्धुलाम 
“> -गीत० ३ 3. हाथो के परो को बाँघने की ज़ज्जीर 
-स्तम्बेरमा मुखरश्द्भलकषिणस्ते-रघ्‌० ५७२, कि० 
७।३१ 4. कमर को पेटी, करधनी 5. नापने की 
ज़ज्जीर 6. जेज्जी र, श्रेणी, परम्परा । सम०-यमकम 
यमक अल ड्ूटार का एक भेद दे० कि० १५॥४२ | 

पूड्ड/ालकः ['रद्भूल -+-कन्‌ | . ज़ज्जीर 2. ऊंट । 

शूड्शेलित (वि०) [शद्भला--इतच्‌] जज्जीर में जकड़ा 
हुआ, बेंड़ी पड़ा हुआ, बंधा हुआ । 

भद्धम [ शु+गन, पृषो० मम हस्वर्व ]. सींग--वन्य- 
रिदानीं महिपेस्तदम्भः श्यद्भाह॒तं क्रोशति दीघिकाणाम्‌ 
-रघु ० १६।१३, गाहन्तां महिषा निपानसलिल शज्ध 
म हस्ताडितम- श० २।६ 2. पहाड़ की चोदी - अद्रे 
श्रृद्ध हरति पवन: कि स्विदित्युन्मुवीभि:-मेघ ० १४ 


५२, कि० १५।४२, रघु० १३।२६ 3. भवन की 
चोटी, बर्जी 4. उत्तंगता, ऊँचाई 5. प्रभता, स्वामित्व 
सर्वोपरिता, प्रमखता -श्वद्धं स दप्तविनयाधिकृत: परे 
पामत्यच्छित न ममषे न तु दीघमायः - रघ्‌० ९।६२, 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'सींग' भी हैं) 6. चद्रचूडा, चाँद 
की नोक 7. चोटी, नोक, अग्रभाग 8. (भैंस आदि 
का) सींग जो फूंक मार कर बजाया जाता है 
9. पिचकारी -- वर्णोदर्क: काञ्चन श्यृज्ञ मक्‍तैः--रघु० 
१६।७० 0. कामोद्रक, अभिलाषोदय 44. निशान 
चिह्न 72. कमर । सम० अन्‍न्तरम्‌ (गौ आदि 
पशुओं के ) सींगों का मध्यवर्ती स्थान,---उच्चयः ऊंची 
चोटी,-- -जः: बाण (जम )अगर की लकड़ी,--प्रहारिन 
(वि०) सींग से मारने वाला, -- प्रिय: शिव का विशे- 

मोहिन्‌ (पुं०) चम्पक वक्ष,---वैरम 4.वर्तमान 
मिर्जापुर के निकट गंगा के किनारे बसा हुआ एक 
नगर--उत्तर ० १२१ 2. अदरक । 

श ड्रक:,,--कस [ ध्ड़-कन ] !. सींग 2. चन्द्रमा को 
नोक, चन्द्रचड़ा 3. कोई भी नोकीली बस्तु 4. पिच- 
कारी -रत्न० १। 

शजद्भवत्‌ (वि०) [ शज्भ +मतुप्‌ | चोटीवाला-- (पुं०) 
पहाड़ । 

श्रृद्भाट:, श्रृंगाटकः [घड़े प्रधान्यम्‌ अटति- झड़ +-अद 
-+-अण्‌ ]4. एक पहाड़ 2. एक पौधा--कस्‌,-कमस 
चौराहा 

श्वृद्धार: [ ध्यूज़ कामोदेकम॒च्छत्यनंत ऋ--अण ]प्रणयरस 
कामोन्माद, रतिरस (काव्यरचनाओं में वणित आठ 
या नो प्रकार के रसो में सबसे पहुला रस, यह दो 
प्रकार का हँ-संभोग श्वृंगार और विप्रलंभ श्ूंगार) 
-श्यूड्रार: सखि मतिमानिव मधो मग्घो हरि: क्रीडति 
--गीत० १, (इसको परिभाषा यह है --पृंसः स्त्रियां 
स्त्रिया: पंसि संभोगं प्रति या स्प्ठा । स शूद्भार इति 
ख्यात: क्रीडारत्यादिकारक: ॥ दे० सा० द० २१० 
भी ) 2. प्रेम, प्रणयोन्‍्माद संभोगेच्छा विक्रम० १९ 
3. श्यूजड्भारिक समालापों के उपयक्त वेश, ललित 
वेशभूषा 4. मथुन संभोग 5. हाथी के शरीर पर 
बनाये गए सिदूर के निशान 6. चिह्न, रम्‌ ।. लौंग 
2. सिद्र 3. अदरक 4. शरीर या बच्त्रों के लिए 
सुगन्घित चण 5. काला अगर | सम०--चेष्टा कामा- 
नरक्ति का संकेत --रघ० ६।१२, -भाषितम प्रमा- 
लाप, प्रणयकथा, -- भषणम्‌ सिदूर,-योनि: कामदेव का 
विशेषण, --रसः साहित्यशास्त्र में वणित छंगाररस 
प्रणयरस, - थिधि:,--बेश्: प्रेमालापों के उपयक्त वेश- 
भूषा (जिसे पहन कर प्रेमी अपने भिय से मिलता ह ) 
-सहायः प्रेमव्यापार म॑ सहायक व्यक्ति, नमें- 
सचिव । 


( १०२९ ) 


श्रुद्धारकः | श्द्भार-+कन्‌ ] प्रेम,.-कस सिंदूर । 

शरूख्धारित (वि०)[ शज्भार+-इतच | . प्रेमाविष्ट, प्रण- 
योन्मत्त 2. सिदूर से छाल 3. अलूकृत, सजा हुआ ! 

पूृद्धारिन (वि०) [ श्वृड्भार-इनि ] श्षद्भारप्रिय, प्रेमा- 
सक्‍त, प्रणयोन्मत्त (पुं०) . प्रणयोन्मत्त, प्रेमी 
2, लाल 3. हाथी 4. वेशभूषा, सजावट 5. सुपारी 
का पेड़ .6. पान का बीडा - दे० 'ताम्बूल'। . 

शरड्ि: [-- शज्भी, पृषो ० हस्व:] आभूषणों के लिए सोना 
(स्त्री०) सिगी मछली | 

श्ड्धिकम [ श्ड़्‌+-ठन्‌ | एक प्रकार का विष, का एक 
प्रकार का भूज॑वक्ष । 

: श्यूड्िण:ः [ श्वद्ध+इनन्‌ ] भेड़ा, मेंढा । 

श्रूड्धिणी [ श्वृद्धिनत+छठीष | 4. गाय 2. एक प्रकार की 
मल्लिका, मोतिया ; 


शपूड्धिन (वि०) (स्त्री० -णो) [ शज़़--इनि]| 4. सींगों 
वाला 2. शिखाधारी, चोटी वाला, (पुं०) . पहाड़ 
2. हाथी 3, वक्ष 4. शिव 5. शिव के एक गण का 
ताम -श्वज्भी भज्जी रिटीस्तुण्डी--अमर० । 

शूड़ीे | श्वद्ध+ डीष | 4.आभूषणों के लिए प्रयक्‍्त किया 
जाने वाला सोना 2. एक औषधि-मूल, काकड़ासिंगी, 
अतीस 3. एक प्रकार का विष 4. सिंगी मछली । 
सम ०---कनकंस्‌ गहना बनाने के लिए सोना । 

श्वूणिः (स्त्री०) [ '्+-क्तिन, पृषो ० तस्य नः, हस्वश्च ] 

अंकुश, प्रतोद । 

श्रूत (भू० क० कृ०) [ श्रु+क्‍्त | /. पकाया हुआ 
2. उबाला हुआ (पानी, दूध आदि) । 

श्रुध्‌ ॥ (म्वा० आ०--परन्तु लटदू, लक और लड़ में 
पर० भी शरघंते) अपान वाय्‌ छोड़ना, पाद मारना । 
॥ (म्वा० उभ० शर्घति-ते) 4. आदर करना, 
गीला करना 2. काट डालना । 
तप] (चुरा० उभ० श्घयति--ते) ॥. प्रयत्न करना, 
2. लेता, ग्रहण करना 3. अपमान करना (पाद मार 
कर ) नकल करना, मजाक उड़ाना । 

शधु: | शध्‌ +-कु ] . बुद्धि 2. गृदा । 

ध्यू (क्रवा० पर० श्रूणाति, शोणं) 4. फाड़ डालना, टुकड़े 
टुकड़े कर डालना 2. चोट पहुंचाना, क्षति ग्रस्त करना 
3. मार डालना, नष्ट करना कि० १४।१३, 
कर्मवा० (शीयंते) 4. चिथड़े-चिथड़े होना, कुम्हलाना, 
मरझाना, बर्बाद होना, अब --, जबरन ले भागना 

कमव।० ) मुर्झाना, कुम्हलाना-मध्नि वा सर्वोकस्य 

विशोयंत वनेड्थवा--भत्‌ ० २।१०४। 

शखरः [ शिख्‌ |-अरन्‌, पूषो० | . चूड़ा, कलगी, फूलों 
का गजरा, सिर पर लपेटी हुई माला--कपालि वा 
स्थादथवेन्दुशेख रत -कु० ५।९८, ७॥३२, नवकर 
निकरेण स्पष्टबन्धूकसूनस्तवकरचितमेते. शेखर 


बिभ्रतीव --शि० ११४६, ३।५०, मगरधदेशशेखरीभूता 
पुष्पुरी नाम नगरी --दश० 2. किरीट, मुकुट, 
3. चोटी, श्ुृंग 4. (समास के अन्त में प्रयुक्त) किसी 
भी श्रेणी का सर्वोत्तम या प्रमुखतम 5. गीत का श्रुव 
विशेष,--रम लोंग । 

शेपः, शेप्स (नपुं०) झफः, फम्‌, होफस (नपुं०) 
| शी -+पन्‌, शी +-असुन्‌, पुट, शी-|-फन्‌, शी-|-असुन्‌, 
फुक | 4. लिंग, पुरुषकी जननेन्द्रिय 2. अंडकोष 
3. पू छ । 

शफालिः, लो, शेफालिका (स्त्री०) [ होफाः शयन- 
शालिन: अलयो यत्र--ब० स०, शेफालि-डीष, 
कन्‌-टाप्‌ वा| एक प्रकार का पौधा, निर्गण्डी, 
नीलिका, नील सिंघवार का पौधा । 

शेमृषो [ शी--क्वि--शे: मोहः त॑ मुष्णाति--हे |-मृष्‌ 
+क+डोीष्‌ | बुद्धि, समझ । 

शेलू (भवा० पर० शेकति) 7. जाना, हिलना-जुलना 
2. कांपना । 


शेबः [ शुक्रषाते सति शेते--शी-|-वन ] 4. साँप 2. लिग 
3. ऊचाई, उत्तंगता 4. आनन्द 5. दौलत, खजाना, 
व्‌ . लिंग 2. आनन्द । सम०--थिः . मूल्य- 
वान्‌ कोष |. विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेउस्मि रक्ष 
माम्‌ मनु० २।११४, सर्व कामाः शेवधिर्जीवितं 
वा स्त्रीणां भर्ता धमंदाराश्व पुंसामू-मा० ६।१८ 
2. कुबेर के नौ कोषों में से एक । 

शेवलूम [| शोी--विच्‌ तथा भूत: सन्‌ वलते वरू--अच |] 
मोथ को भांति हरे रंग का पदार्थ जो पानी के ऊपर 
उग आता हैं, काई 2. एक प्रकार का पौधा । 

शेंवलिनो | शेवल--इनि-+-डीप | नदी । 

शवालः दे० 'शेवल' । 

शेष (वि०) [ शिष्‌ +-अच ] बचा हुआ, बाकी, अन्य सब 
“न्यपंधिशेषोप्पनुयायिवर्ग:-रघु ० २।४, ४६४, १०।३०, 
मेघ० ३०१८७, मनु० ३।४७, कु० २।४४; इस अर्थ में 
प्रायः समास के अन्त में--भक्षितशेष, आलेख्यशेष, 
आदि, --षः,--घम्‌ !. बचा हुआ, बाकी, अवशिष्ट 
ऋणशेबो5ग्निशेषश्च व्याधिशेषस्तथव च। पुनइच 
वर्घते यस्मात्तस्म।च्छेषं न कारयेत्‌ -- चाण० ४०, अध्व- 
शेष --मेघ० २८, विभागशेष कु० ५॥५७, वाक्य- 
शषः--विक्रम ०३ 2. छोड़ो हुई कोई बात, था भूली 
हुई बात, (“इतिशेषः बहुधा भाष्यकारों द्वारा रचना 
को पूरा करने के लिए किसी आवश्यक न्यून पद कौ 
पूर्ति करने के निमित्त प्रयकक्‍त होता हैं) 3. बचाव, 
म॒क्ति, श्रान्ति,-षः . परिणाम, प्रभाव 2. अन्त, समा- 
प्ति, उपसंहार 3. मृत्य, विनाश 4. एक विख्यात 
नाग का नाम, जिसके एक हजार फणों का होना 
कहा जाता हैँ, तथा जिस का वर्णन विष्णु की 


( १०२० ) 


शय्या के रूप में, या समस्त संसार को अपने 
सिर पर सम्भाले हुए मिलता हं-कि शंषस्य 
भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्यंष यत्‌--मुद्रा० 
२।१८, कु० ३।१३, ६।६८, मेघ० ११०, रघु० 
१०११३ 5. बलराम (जो शेष का अवतार माना 
जाता हैं, था फ़्ल तथा अन्य चढ़ावा ज़ो मूति के 
सामने प्रस्तुत किया जाता हे) और उसके पुण्य 
अवशेष के रूप में पूजा करने वालों में बाँठ दिया 
जाता हूं“--श० ३, कु० ३।२२,-- षम्‌ उच्छिष्ट अन्न, 
चढ़ावे का अवशेष (शोेषे क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयवत होता है, इसका अर्थ ह--. अन्त में, आखिरकार 
2. अन्य विषयों में) । सम० अन्नम्‌ जूठन, अवस्था 
बढ़ापा,--भागः शेष, बाक़ी,--भोजनम्‌ जूठनखाना 
--रात्िः रात का चौथा पहर,--शयनः,-- शापिन 
(पूं०) विष्ण के विशेषण । 


शक्षः [शिक्षां वेत््यघधीते अण्‌ वा] . शिक्षा अर्थात्‌ उच्चारण 

शास्त्र को पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिसने वेदाध्ययन 

अभी अभी आरम्भ किया हूँ 2. नौसिखिया, नव- 
शिष्य । 

शक्षिकः [ शिक्षा-5ठक ] शिक्षाश्ञास्त्र में निष्णात । 

धोकयम [ शिक्षा-| यत्‌ ] अधिगम, प्रवीणता । 

दो प्रधम | शीघक्ष-+घष्यज्म |] फर्ती, सत्वरता । 

धत्यम | शीत--ष्यञा | ठंडक, शीतलता, जमाव--श्वेत्य 
हि यत्सा प्रकृतिजलस्य--रघु ० ५।६४, कु० १३४ 

शंथिल्यम [ शिथिल-|-ष्यञआ_ ] 4. ढीलापन, नरसी 
2. मन्थरता 3. दीघेसूत्रता, अनवधानता 4. कमज़ोरी 
भीरुता 

इनेयः [ शिनि-ढक ] सात्यकि का नाम । 

दोन्‍या: (पुंग, व० व०) | शिनि+यजञ | शिनि को 
सनन्‍्तान, शिनि के वंशज । 

शैब्य दे” 'शव्य । 

[ शिला--अण्‌ ] . पर्वत, पहाड़- शेले शले न 
माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे-- चाण० ५५. शलो 
मलयदरदरौ--रघ्‌ु० ४॥५१ 2. चट्टान, बड़ा भारी 
पत्थर,--रूम . सुहागा. ध्‌प, गुग्गूल 2. शिलाजीत 
3. एक प्रकार का अंजन । सम०-- अंशः एक देश 
का नाम,--अग्रम पहाड़ की चोटी,--- अठः . पहाड़ी 
असम्य 2. किसी देवमूति का पुजारी 3. सिंह 
4. सस्‍्फटिक,-- अधिप:,-- अधिराज:, - इन्द्र पतिः 
---राजः हिमालय पव॑त के विशेषण, आखूयम शेलेय- 
गन्ध द्रव्य, घप,-- कटकः पहाड़ की ढलान,-- गन्धम 
एक प्रकार का चन्दन,--जम्‌ . शलयगन्ध द्रव्य 
धूप 2. शिलाजीव,- जा, - तनया,--पुन्नो,-- सुता 
पावंती के विशेषण--अवाप्त: प्रागल्म्यं परिणतरुच 
शुलतनपे---काव्य ० १०, कु० २।६८,-- धन्वन्‌ (पुं०) 


शिव का विशेषण,---धरः कृष्ण का विशेषण,--निर्यास 
शलेयगन्धद्रव्य, धृप,--पत्र: बेल का पेड़,--भित्ति 

(स्त्री०) पत्थर काटने का उपकरण, टांकी, - रन्ध्रम्‌ 
गफा, कन्दरा,-- शिविरम्‌ समुद्र --सार (वि०) पत्थर 

तरह सबल, चट्टान की तरह दृढ़-- कि० १०।१४। 
के | शलू-|- कन्‌_] !. शेलेयगन्ध द्रव्य, धूप 2. शिला- 
त्‌ 

झलादि: [| शिलादस्यापत्यम-शिलाद--इज्य | शिव का 
गण, नन्‍्दी । 

शेलालिन (पुं०) [शिलालिना मुनिना प्रोक्तं नटसूत्रमघीयते 
-->शिलालि-|- णिनि ] अभिनेता, नतेंक । 

शलिक्यः [ गहितं शीलमस्त्यस्य-ठनू, शीलिक--ष्यव्य ] 
पाखण्डी, दम्भी, ठग । 

बली [| शीलमेव स्वार्थे ष्यज डीपि यलोपः | !. व्याकरण 
सत्र की संक्षिप्त वुत्ति 2. अभि5+क्ति या अर्थकरण 
का एक प्रकार - प्रायणाचार्याणामियं शली यत्स्वाभि- 
प्रायमपि परोपदेशमिव वर्णयन्ति--मनु० १।४ पर 

कुल्ल० 3. व्यवहार, काम करने का ढंग, आचरण, 

क्रम । 

शलषः | शिलषस्यापत्यमू-शिलूष-|-अण्‌ ] 4. अभिनेता, 
नतेंक . आ: शल्घापसद---वेणी ० १, एते पुरुषा: सव- 
मेव शलषजनं व्याहरन्ति--तदेव, अवाप्य शलष 
इवष भूमिकाम शि० १।६९ 2. वादित्र-कुशलूू 
--जबैण्डबाज का नायक, संगीत मण्डली का प्रधान 
3. संगीत सभा में तालघारक 4. घूर्त 5. बेल का पेड़ । 

इलषिकः [ शलषं तद्वत्तिम अन्वेष्टा-ठक | जो अभिनेता 
का व्यवसाय करता हो । 

शलेय (वि०) (स्त्री०--यी) [ शिलायां भवः, शिला 
+ढक ] 4. पहाड़ी 2. चट्टानों से उत्पन्न 3. पत्थर 
की तरह कड़ा, पथरीला,-- यः . सिंह 2. भ्रमर,-यम्‌ 
. पव्व॑त गंघद्रव्य, घप,-- शोलेयगन्धीनि शिलातलानि 
-- रघु० ६॥५१, कु० १॥५५ 2. सुगंधित राल 3. संधा 
नमक । 

(वि०) (स्त्री ०-ल्या) [शिला+ष्यञ्] पथरीला, 
-ल्यम्‌ चट्टान जसी कठोरता, कड़ापन । 

(वि०) (स्त्री०-- बी) | शिवो देवता5स्य-- अण | 
शिवसंबधी,-- व: 4. हिन्दुओं के तीन मुख्य संप्रदायों 
में से एक 2. शव संप्रदाय का पुरुष,-- बम अठारह 
पुराणों में से एक पुराण का नाम । 

शव: | शी-|-वरूच ] एक प्रकार का जलीय पौधा, पह्च- 
काष्ठ, सेवार, काई, मोथा-सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि 
रम्यम्‌ू- श० १।२०,-- लम एक प्रकार की सुगंधित 
लकड़ी । 

शवलिनी [| शवल--इनि-+-छीप्‌ ] नदी । 

शवाल दे० 'शवल । 


( (१०२१ ) 


शब्य: [ शिवि-+जञ्य ] . कृष्ण के चार घोड़ों में से एक 
2. पांडव सेना का एक योद्धा, एक राजा का नाम 
3. घोड़ा । 

शंशवम्‌ [ शिशोर्भावः अण्‌ ] बचपन, बाल्यावस्था (सोलह 
वर्ष से नीचे का समय) --शैशवात्प्रभृति पोषितां प्रियाम्‌ 
--उत्तर० १।४५, शैशवेउम्यस्तविद्यानामू-रघु० १८ । 

शेशिर (वि०) (स्त्री०--रो) [ शिशिर-+-अण्‌ |] जाड़े के 
मौसम से संबन्ध रखने वाला,---रः काले रंग का 
चातकपक्षी । 

दोष्योपाध्यायिका [ शिष्योपाध्याय -|- वुञा_] किशोरावस्था 
के छात्रों की पढ़ाना । 

शो (दिवा० पर० दयति, शात या शित, कमंवा० शायते 
_---प्रेर० शाययति, इच्छा० शिशासति) . पनाना, 
तेज़ करना 2. पतला करना, क्ृश करना, नि--, 
तेज़ करना । 


शोकः [| शच -|- घञा_ ] अफसोस, रंज, दुःख, कष्ट, विलाप, 
रुदन, वेदना--हलोकत्वमापद्यत यस्य शोक:--रघु० 
१४७०, भग० १॥६। सम० - अग्ति, > अनरूः 
शोक रूपी आग,--अपनोदः रंज को दूर करना,-अभि- 
भूत,,---आकुल,-आविष्ट, - उपहत,-विल्लल (वि०) 
कष्टग्रस्त, बेदनाग्रस्त,--चर्चा शोक में लोन, नाशः 
अशोकवक्ष,-- परायण, -छासक (वि०) शोक से 
ग्रस्त, पीडाभिभूत,-विकल (वि० ) शोकाकुल,-स्थानम्‌ 
शोक का कारण । 

शोचनम्‌ [| शच्‌ +ल्यूट ] रंज, अफसोस, बिलाप । 

शोचनीय (वि०) [ शच्‌-|-अनीयर्‌ | विलाप करने योग्य, 
चिन्त्य, शोच्य, दुःखद । 

शोच्य (वि०) [ शुच्‌+ण्यत्‌ |] . शोचनीय, विलाप 
करने योग्य, चिन्तनीय, दयनीय श० ३॥।१० 
2. कमीना, दुश्चरित्र । 

शोचिस्‌ (नपुं०) [ शुच्‌ृ+इसि ] ॥. प्रकाश, क्रान्ति, 
चमक 2. ज्वाला। सम०-केशः (शोचिष्केशः ) 
अग्नि का विशेषण । 

शोटीयंसम [| शटीर+ष्यञव्त, शौटीयम्‌' इति साधु: | परा- 
क्रम, शोय, श्रवीरता । 

शोठ (वि०) [ शठ--अच्‌ ] [. मूर्ख 2. कमीना, अधम 
3. आलसी, सुस्त,--5ः . मूर्ख 2. निकम्मा, आलसी 
3. अघम या कमीना पुरुष 4. धूते, ठग । 

शोण्‌ (म्वा० पर० शोणति) 4. जाना, हिलना-जुलना 
2. लाल होना । 

शोण (वि०) (स्त्री०-णा, णो) [| शोण्‌-+-अच |] 
. लाल, गहरा लाल रंग, हल लालका रम --स्त्या- 
नावनद्धघधनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव 
देवि भीम:ः:--वेणी ० १।२१, मुद्रा० १।८, कु० १॥७ 
2. लाख के रंग का, लालिमायक्त भ्रा,-णः . लोहित 


वर्ण, छाल रंग 2. आग 3: एक प्रकार का लाल रग 
का गन्ना, ईख 4. कुम्मेत घोड़ा 5. एक दरिया का 
नाम जो गोंडवाना से निकलकर पटना के निकट गंगा 
में गिरती हैं -प्रत्यग्रहीत्‌ पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं 
शोण इवोत्तरज्भर:--रघु० ७॥३६ 6. मंगलग्रह तु० 
लोहित, णम्‌ . रुधिर 2. सिदूर। सम० -- अस्बुः 
एक प्रकार का बादल जो प्रलुय के समय उठता ह, 
--अध्मन्‌ (पुं०)--उपलः . लाल पत्थर 2. लाल, 
एक माणिक्य, - पद्मम्‌ लाल रंग का कमरू,--रत्नम्‌ 
लाल नामक माणिक्य, पद्मरागमणि । 


शोणित (वि०) [ शोण+-इतच्‌ ] . छाल, लोहित, रक्त 
वर्ण का,-- तम्‌ . रुधिर -उपस्थिता शोणितपारणा 
मे-रघु० २।३९, वेणी० १२१, मुद्रा० १८ 2. केसर, 
जाफरान । सम०-आह्वयम्‌ केसर, जाफरान,-उक्षित 
(वि०) रकतरंजित, _- उपलः पद्मरागमणि,---चन्दनम्‌ 
लाल चंदन,--प (वि०) रुधिर पीने वाला,--पुरम्‌ 
बाणासुर का नगर । 

शोणिमन (पुं०) [शोण--इमनिच्‌] छालिमा, लाली । 

शोथः [श-थन्‌] सूजन, स्फीति। सम० घ्न,-जित्‌ 
(वि०) सूजन को दूर करने वाला, सूजन या स्फीति 
को हटाने वाली औषधि, - जिह्माः पुननेवा,--रोगः 
हाथ पाँव आदि में सृजन होने का रोग, जलोदर, 
--हूँत (वि०) सूजन हटाने वाली दवा (पुं०) 
भिलावाँ । 

शोध: [शध-+-घज्ा ]॥ शुद्धिसंस्कार 2. संशोधन, समाधान 
3. ऋणभगतान, (ऋण) परिशोध 4. प्रतिहिसा; 
प्रतिदान, बदला । 


शोधक (वि०) सस्त्री०-का, घिका) [शुध्‌--णिच्‌ -| ण्वुल | 
4. शुद्ध करने वाला 2. रेचक 3. संशोधन करने वाला 
शोधन (वि०) (स्त्री-नी) [शुध+णिच्‌-+ल्युट] शुद्ध 
करने वाला, स्वच्छ करने वाला,--नम्‌ . शुद्ध करना, 
स्वच्छ करना 2. संशोधन, (ऋण ) परिशोधन करना 
3. यथार्थ निर्धारण 4. अदायगी, बेबाकी, ऋण चुकाना 
5. प्रायश्चित्त, परिशोधन 6. घातुओं को साफ़ करता 
- 7. प्रतिहिसा, प्रतिदान, दण्ड 8. (गणि० में) व्यव- 
कलन 9. तृतिया 0. मल, विष्ठा । 
शोघनकः [शोघन-|-कन्‌ ] दंड-न्यायालय का एक अधिकारी, 
. मच्छ० ९, फ़ौजदारी अदालत का अफ़सर । 
शोधनी [शोधन +-डीपष | झाड़,, बुहारी । 
शोधित (भू० क० कृ०) [शुब+णिच्‌+क्त] /!. शुद्ध 
किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2. संस्कृत 3. छाना 
हुआ 4. संशोधित, समाहित 5. ऋण परिशोध किया 
हुआ, चुकाया हुआ 6. बदला लिया हुआ, प्ररतिहिसा 
की हुई । 
शोष्य (वि०) [शुघध+णिच्‌ +यत्‌] शुद्ध किये जाने के 


( १०३२ ) 


योग्य, संस्कृत किये जाने के योग्य ऋण परिशोघ किये 
जाने के योग्य,--ध्यः अभियकतव्यक्ति, वह पुरुष 
जिसन लगाये हुए आरोप से अपने आप को म॒क्‍त 
करना हू । 

शोफः [श-फन्‌ | सूजन, अबंद, रसोली, शोथ । सम० 
-जित,--हत्‌ (पुं०) भिलावे का पौधा । 


शोभन (वि०) ट((स्त्री०-नी) [शोभते-शुभ्‌ -- ल्यट | 
. चमकी ला, शानदार 2. मनोहर, सुन्दर, लावण्यमय 
3. भद्ठ, शुभ, सौभाग्य शाली 4. खब सजाया हुआ 
4, सदाचारोी, प॒ण्यात्मा, -- नः . शिव 2. ग्रह 3. अच्छे 
परिणामों की प्राप्ति के लिए यज्ञाग्नि में दी गई 
आहुति,--ना . हल्दी 2. सुन्दर या सती स्त्री --कु० 
४।४४ 3. एक प्रकार का पीला रंग, गोरोचना,--नम्‌ 
, सौन्दय, कान्ति, दीप्ति 2. कमल । 


शोभा [शभ्‌--अ--ठाप ] . प्रकाश, कान्ति, दीप्ति, चमक 
2. (क) वभव, सोन्दय, लालित्य, चारुता, लावण्य 
-वपुरभिनवमस्या: पुष्यति स्वां न शोभामू--श० ११९, 
मेघ० ५२,५९ (ख) नंसगिक सौन्दर्य, (पर्वत आदि 
को ) गरिमा,-अद्विशीभा रघृ० २।२७ 3. अलंकार 
ललित अभिव्यक्ति शोभव मन्दरक्षब्धक्षभिताम्भोधि- 
वर्णना -शि० २१०७ 4. हल्दी 5. एक प्रकार का 
रंग, गोरीचमा । सम ०--अज्जन: एक अत्यंत उपयोगी 
वक्ष, सोहंजना । 

शोभित (भू० क० कृ०) [(शभ+णिच्‌ -/ क्त ] [. अलंकृत, 
चारु, सजाया हुआ 2. सुन्दर, प्रिय । 

शोषः [शप्‌--घज्म ] . सूखना, सूखापन -- हृदशोषविक्ल- 
वाम्‌--कु० ४३९, इसी प्रकार आस्यशोष:, कंठशोष 
2, कृशता, कुम्हहान--शरीरशोष:, कुसमशोष आदि 
3. फप्फसीय क्षय, या क्षयरोग - संशोषणाद रसादीनां 
शीष इत्यभिधोयते--सुश्रू० । सम ०-संभवम पिप्पला- 
मूल । 

शोषण (वि०) (स्त्रो०-णी) [शुष्‌-+ल्युट, स्त्रियां डीप 
च | . सूखना, शुष्क करना 2. सुखाना, कृश करना 
--ण: कामदेव का एक बाण,-- णम्‌ . सूखना, शष्क 
होना 2. चूसना, रसाकषंण, अवशोपषण 3. लि: शेषण 
क्लांति 4, कृशता, कुम्हलाहट 5. सोंठ । 

शोषित (भ० क० कृ०) [शष्‌-+णिच्‌ -|क्त ] . सुखाया 
गया 2. कृश हुआ, कुम्हलाया हुआ 3. परिश्रान्त । 

शोषिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णो) [ शुष्‌+-णिच्‌ ++णिनि | 
सुखाने वाला, कुम्हलाता हुआ, क्षीण होने वाला । 

शोकम्‌ [शक +-अण्‌ | तोतों की लार, तोतों का झण्ड । 

शोक्त (वि०) (स्त्री० -क्ती ) [ शुक्ति-|-अण | असल 
सिरके का । 

शोक्तिक (वि०) (स्त्री०--को ) [शक्ति --ठक | . मोती 
से सम्बन्ध रखने वाला 2. खट्टा, सिरके का, तेजाबी । 


की , शोक्तेयम्‌ [ शुक्तिका + ढक, शुक्ति--ढक |] 
ह 


शोक्तिकेयः [शक्तिका--ढक | एक प्रकार का विष। 

ज्ौकवल्यम [शक्ल --ष्यञ्य_] दवेतता, सफ़ेदी, स्वच्छता । 

शौचम [ शचेमभाव: अण | 4. पवित्रता, स्वच्छता--पच० 
१।१४७ 2. मलत्याग के कारण दृषित व्यक्तित्व का 
शुद्धीक रण, विशेषतः किसी निकट सम्बन्धी की मृत्य 
हनन पर (लोक-व्यवहार के अनुसार निश्चित समय 
पर क्षौरकर्म आदि करा कर) शद्ध होना 3. स्वच्छ 
हीना, निर्मल होना 4. मलत्याग करना 5. खरापन, 


ईमानदारी । सम० - आचारः, कमन्‌ (नपु०) 
--कल्प: शुद्धि विषयक संस्कार, कपः सण्डास, 
शोचालय । 


शोचेय:शिचि- ढक | धीबी । 
शौट (म्वा० पर० शोटति ) घमण्डी या अहंकारी होना । 


शोटोर (वि०) [ शोटे: ईरन्‌ ] घमण्डी, अहंकारी, - र 
!. श्रवीर, मलल्‍्ल, योधा 2. घमण्डी मनुष्य 
3. संन्यासी । 

झोटीयम, शोण्डोयंम [शोटीर (शोण्डीर )--ष्यञ्य_] घमण्ड 
अभिमान, दपं । 


शोडति (म्वा० पर० शौडति ) दे० 'घोट । 


शोण्ड (वि०) (स्त्री० डी) [ शण्डायां सुरायामभिरत 
अण | !. शराबी, शराब पीने का शोक़ीन, मद्यप 
उत्तेजित, मतवाला, नशे में चुर--(आलं०) अ- 
निकृतिनिपुर्णं ते चेष्टितं मानशौण्ड--वेणी ० ५॥२१, 
अभिमान में चर, घमण्डी 3. कुशल, दक्ष (अधि० 

के साथ या समास म॑) अक्षशोण्ड, दानशौष्ड आदि । 


शोण्डिक:, शोौण्डिन (पुं०) [ शण्डा सुरा पण्यमस्य ठक, 
इनि वा | शराब खींचने वाला, कलाक्, शराब 
विक्रेता, सुराजीवी, की,-नी कलाली, शराब विक्नेत्री 
-- पयोपि शोौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिधोयते हि० 
३।१६५॥। . 

शोण्डिकेयः [शुण्डिका -| ढक। राक्षस । 

शौण्डी | शण्डा करिकरः तदाकार: अस्ति अस्या:--शुण्डा 
-+-अण्‌-+-छीप ] गजपिप्पली, बड़ी पीपल । 

शोण्डीर (वि०) [ शण्डा गर्वो5स्ति अस्य--शुण्डा-|- ईरन्‌ 
+अण्‌ |] !. घमण्डी, अभिमानी 2. उत्तद्भ, उन्नत | 

शोद्धो दनिः [ श॒ुद्धोदत+इज्ण_] बुद्ध का विशेषण, शुद्धोदन 
का पुत्र । 

शोद (वि०) (स्त्री०--द्री ) [ शुद्र+ अण ] शृद्र सम्बन्धी 

द्रः शद्वा स्त्री का प्रृत्र जिसका पिता (तीन वर्णो 

में से) किसी भी वर्ण का हो--दे० मन॒० ९।१६० | 

शोनस्‌ [शूना-|-अण |] क़साईखाने में रक्खा हुआ मांस । 

शौनकः [ शनक-+-अण्‌ |] एक महर्षि, ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
तथा अन्य अनेक वंदिक रचनाओं के प्रणंता । 


( (१०३३ ) 


शोनिकः [शूना प्राणिवधस्थानं प्रयोजनमस्य ठक ] . क़साई, 
- छझना परिददामि मृत्यवे, शौनिको गृहशकुन्तिका- 
मिव--उत्तर० १।४५ 2. बहेलिया, चिड़ीमार 
3. शिका र, आखेट । 

शौभः [शोभाये हितम्‌-- शोभा-|- अण | . देवता, दिव्यता 
2. सुपारी का पेड़ । 

शौभाञजनः [ शोभाञ्जन--अण्‌ ] एक वक्ष का नाम, दे० 
शोभाज्जन । 

शोभिकः [ शौभं॑ व्योमपुरं शिल्पमस्य--शौभ--ठक ] 
]. समदारी, बाजीगमर 2. शिकारी, बहेलिया इति 
चिन्तयतो हृदयो पिकस्य समधायि शौभिकेन शरः 
“भामि० १।११४। 

शोरसेनी | शूरसेन--अण्‌ +-डीप्‌ | एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम ! 

शोरि: | श्र--इज्म ] 4. कृष्ण या विष्ण 2. बलराम 
3. शनिग्रह । 

शोयस्‌ [श्रस्य भाव: प्यव्य | ॥. पराक्रम, श्रता, वीरता, 
“शौर्य वेरिणि वज्ञमाशु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलम 
-भतृ० २।३९, नये च शौयें च वसन्ति संपद:-सुभा ० 
2. सामथ्यं, शक्ति, ताक़त 3. युद्ध और अतिप्राकृ- 
तिक घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना - तु० 
आरभटी । 


शोल्क:, शौल्किकः | शुल्के तदादानं5धिकृत: अण, ठक वा | 
चुंगी का अधीक्षक, शुल्काधिकारी । 

शोल्वि (ल्बि) कः | शुल्व-+ठक्‌ |] तांबें के बतंन बनाने 
वाला, कसेरा । 

शोव (वि०) (स्त्री०--वी) [ श्वन--अणू, टिलोपः |] 
कुत्तों से संबन्ध रखने वाला, कुक्कुरसंबंधी, -वम्‌ 
. कुत्तों का झुूंड 2. कुत्तों का स्वभाव । 

शोव (वि०) आगामी कल संबन्धी । - 

शोौबन (वि०) (स्त्री०--नी) [ श्वन्‌ +-अण्‌ | . कुक्‍्कुर 
संबन्धी 2. कुत्ते के गुणों से यक्‍त,--नम 4. कुत्ते का 
स्वभाव 2. कुत्ते की संतति । 

शोवस्तिक (वि०) (स्त्री०--की) [ श्वस-+ठक, तुट 
च ] आगामी करू संबन्धी या आगामी कल तक 
ठहरने वाला, एकदिवसीय, अल्पजीवी । 

शौष्कलः [ शष्कल--अण्‌ ] . मांस विक्रेता 2. मांस- 
भक्षी, - लम॒ शुष्क मांस का मूल्य । 

इचुत्‌ दे० नी० €च्युत्‌ । 

इच्यूत्‌ (म्वा० पर० इरुच्योतति) . टपकना, रिसना, 
बहना, चूना,--शि० ८।६३, कि० ५१२९ 2. ढालना, 
उडलना, फंलाना, बखेरना, नि--, बहना, रिसना, 
टपकना निरच्योतन्ते सुतन्‌ कबरीबिन्दवों यावदेते 
“>““मा० ८ै।२ | 

इच्यों (इचो) तः, रच्यो (इचो) तनम्‌ | रच्य (इचु) त्‌ 

१२० 


+पव्म, ल्यूट्‌ वा | रिसना, बहना, स्रवित होना, 
चना । क्‍ 

इमशानस्‌ | शमान:ः शया: शेरते5त्र--शी--आनच्‌, डिच्च, 
अथवा दुमन्‌ शब्देन शव: प्रोक्तः तस्य शान शयनम्‌ |] 
शवस्थान, कब्रिस्तान, शवदाह स्थान, मरघट-- राज- 
द्वारे श्मशान च यस्तिष्ठति स बान्धव:--सुभा० । 
सम०-- अग्नि: मरघट की आग,--आलूय: क़ब्रिस्तान, 
“ गोचर (वि०) मसान में घूमने वाला--मनु ० १०। 
२९, --निवासिनू, -- वतिन्‌ (पुं०) भूत, -- भाज, 
--वासिन्‌ (पुं०) शिव के विशेषण,--बेहसन्‌ (पुं०) 
. शिव का विशेषण 2. भूत-प्रेत, -- बेराग्यम्‌ 
क्षणिक विरक्ति, इ्मशान भूमि के दर्शन से उत्पन्न 
अस्थायी संसार त्याग की भावना, --शलरू:,--लम्‌ 
इमशान भूमि में स्थित लोहे या लकड़ी की सूली 
कु० ५७७३, . साधनम्‌ भूत-प्रेतों को वश में करने 
के लिए इमशान में तांत्रिक मन्त्रों की साधना 
करना । 

इमश्रु (नपू०) | हम पुं० मुखं श्रूयते लक्ष्यतेड्नेन-श्रु -- 
डु | दाढ़ी-मूंछ ज्योतिष्कणाहतब्मश्रु कण्ठनालादपा- 
तयत्‌ --रघु० १५।५२। सम०--प्रवद्धि: दाढ़ी का 
बढ़ना, _ रघपु० १३॥७१, --मुखी दाढ़ीमंछ वाली 
स्‍त्री, - वर्धकः नाई । 

इ्मश्रुल (वि०) [ इ्मश्रु+लच्‌ |] दाढ़ी मूंछ वाला, इमश्रु- 
धारी भल्लापवर्जितस्तेषां शिरोभि: इम शलमंहीं 
(तस्तार ) - रघु० ४॥६३ । 

इमोल (म्वा० पर० इ्मीलूति) आँख झपकना, पलक 
मारना, आँखें मटकाना। 

इोलनम्‌ [ स्मील--ल्यूट्‌ ] आँख मीचना, पलक झप- 
कना । 

श्यान (भू० क० क्०) [श्ये--क्त] 4. गया हुआ 2. जमा 
हुआ, पिडीभूत 3. घनीभूत, चिपकना, सांद्र 
4. सिकुड़ा हुआ, सूखा -भतृ ० २।४४, -- नम 
घआँ। 

श्याम (वि०) [श्य--मक | . काला, गहरा नीला, काले 
रंग का - प्रत्याख्यातविशेषक॑ कुरबक॑ इयामावदाता- 
रुणम-मालवि ० ३।५, विक्रम० २७ कुवलयदलब्या- 
मस्निग्ध:--उत्तर० ४॥१९, मेघ० १५, २३ 2. भरा 
3.गहरा-हरा,---मः १. काला रंग 2. बादरू 3. कोयल 
4. प्रयाग में यमुना के किनारे स्थित बरगद का पेड़ 
--अयं च कालिन्दीतटे वटः श्यामो नाम--उत्तर० 
१, सो5यं वट: श्याम इति प्रतीतः:--रघु ० १३।५३, 
“मम्‌ 7. समुद्री नमक 2. काली मिच। सम०» 
“अज्भ (वि०) काला, (गः) बंध ग्रह,--कण्ठ: 
. शिव (नीलकंठ) का विशेषण 2. मोर,--कर्ण: 
अश्वमेघ यज्ञ के उपयक्त घोड़ा, -- पत्र: तमाल वक्ष, 


( १०३४ ) 


--भास,--रुलि (धि०) चमकीला काला,--सुन्दरः 
कृष्ण का विशेषण । 

इ्यामल (वि०) [श्याम#लच, ला-+क वा।| काला 
गहरानीला, साँवला, . निशितह्यामलस्निग्धमखी 
बंज्ितिः--वेणी ० ४, शि० १८।३६, उत्तर० २।२५, 
->लः . काला रंग 2. काली भिच 3, भौरा 
4. बटवृक्ष । 

इयासमलिका [देय[मरूू--कन्‌ --टापू, इत्वम्‌| नील का 


पौघा । 
द्यासलिसन (पुं०) ्यामल--इमनिच ] कालिमा 
कालापन - वयामां ह्यामलिमानभानयत भोः सान्द्र 


मषीकचकः--विद्ध ० ३।१ । 


ध्यामा [श्याम--टापू] रात, विशेषतः: काली रात, 
+द्यामां इयामलिमानमानयत भो: सान्द्रमंषीकर्च॑क 
>-विद्ध७ ३।१ 2. छाँह, छाया 3. काली स्त्री 
4. स्त्री विशेष (ने० ३।८ पर मल्लि० के अनुसार 
'यौवनमध्यस्था --शि० ८।३६, मेघ० ८२, या, शीते 
सुखोष्णसर्वाँगी ग्रीष्मे या सुखशीतला । तप्तकांचन- 
वर्णाभा सा स्‍त्री स्यामेति कथ्यते -भद्दधि० ५१८ 
तथा ८।१०० पर एक टीकाकार के अनुसार) 
5. निस्सन्तान स्त्री 6. गाय 7. हल्दी 8. मादा कोयरू 
9, प्रियंगलता--मालवि० २।७, मेघ० १०४ 
0. नील का पौधा 4. तुलसी का पौधा 2. कमर 
का बीज 3. यमुना नदी 44. कई पौधों का नाम । 

सयासाकः [दयाम--अक --अण | एक प्रकार का अन्न, घान्य, 
सावां चावल-(न ) श्यामाकमुध्टिपरिवाधितकी जहाति 
-+दै० ४।१३, (श्यामक भी) । 


इयामसिका [श्याम--ठन्‌ भावे] . कालिमा, द्थामता 
--कु० ५।२१ 2. मलिनता, खोटापन (धातु आदिकों 
का ) -हेम्नः संलक्ष्यते हाग्नों विशद्धिः श्यामिकापि वा 
--रैथि० ९१॥१० | 

श्यासित (वि०) [श्याम--इतच्‌] काला किया हुआ, कृष्ण 
रंग का किया हुआ, कलटा । 

श्यालः [रय -- कालन | पत्नी का भाई, साला 

इयालकः [हयाल--कन्‌] . पत्नी का भाई 2. साला । 

इयालकौ, श्यालिका, श्याली [श्यालक --डीप +टाप इत्व॑ 
वा, श्याल-+डीष | पत्नी की बहन, साली । 

इ्याव (धि०) (स्त्री० वबा,-वी ) [हये-)- वन | कपिश, गहरा 
भरे रंग का, काला, घूसर, घ॒ुमेला 2. लाख के रंग का 
भ्रा, - वः भ्रा रंग । सम०--तलः आम का वक्ष । 

इ्यत (वि०) (स्त्री०-ता,-ना) [श्य--इतच | सफंद, 
>-तः रवेत रंग । 

इयेनः [श्य-|-इनन्‌] . सफंद रंग 2. सफेदी 3. बाज़, 
शिकरा 4. हिसा, प्रचण्डता । सम०-करणम्‌, 
--करणिका . अलग चिता पर दाह करना 2. वाज़ 


की भांति झपट कर शीघ्रता से किसी काम में लगना, 
चित,--जोबिन (१०) बाज़ को पकड़ कर तथा 

उसे बेंच कर जीवन निर्वाह करने वाला । 

इये [भ्वा० आ० श्यायते, श्यान, शीत या शीन) . जाना, 
हिलना-जुडलना 2. जम जाना 3. सूख जाना, कुम्ह- 
लाना, आ--,सूख जाना - रघ० १७३७, दे०. 
आश्यान भी। 

इयनंपाता [इ्यनस्य पातोञउ्त्र अण, मुम्‌ च] बाज की भांति 
झपटना, शिकार, आखंट । 

इ्योणाकः, ब्योनाकः [श्य--ओणा (ना) क| एक वक्ष का 
नाम, सोना पाड़ा । 

श्रडक (म्वा० आ० श्रद्धुते) जाना, रंगना । 

श्रद्भ ( म्वा० पर० श्रद्भति ) जाना, हिलना-जुलना,रेंगना । 

श्रण (म्वा० पर० चुरा० उभ० श्रणति, श्राणयति-ते) 
देना, प्रदान करना, अर्पण करना (प्रायः वि पू्व॑क) 
--रघ० ५।२१ | 

श्रत (अव्य०) [श्री+डत्ति] एक प्रकार का उपसर्ग जो 
'घा घातु के प॒व॑ में लगता हैं, दे० 'धा' के अन्तगंत । 

श्रय्‌ । (म्वा० पर०, क्या० पर० श्रथति श्रथ्नाति) चोट 
पहुंचाना क्षति पहुंचाना, मार डालना । 

।। (भ्वा० पर० पर० चुरा० उभ० श्रथति, श्राथयति-ते ) 
. चोट पहुंचाना, मार डालना 2. खोलना, ढीला 
करना, स्वतन्त्र करना, मुक्त करना । 

। (चरा० उभ० श्रथयति-ते) ॥. प्रयत्न करना, व्यस्त 
रहना 2. निबल होना, कमजोर द्ोन! 3. प्रसन्न होना 
अ्रथनम्‌ [श्रथ- ल्यूट्‌ | ।. मारना, विनाश करना 2. खोलना 
ढीला करना, मक्‍त करना 3. प्रयत्न, चेष्टा 4. बांधना, 
बन्धन में डालना । 


श्रद्या [श्नतन+घा-+-अड-+टाप] 4. आस्था, निष्ठा 
विश्वास, भरोसा 2. दंवीसन्देशों में विश्वास, घामिक 
निष्ठा--श्रद्धा बित्त विधिरचेति बत्रितयं तत्समागतम्‌ 
-“जश० ७।२९, रघु० २।१६, भग० ६॥३७, १७३ 
3. शान्ति, मन की स्वस्थता 4. घनिष्ठता, परिचय 
5, आदर, सम्मान 6. प्रबल या उत्कट इच्छा-तथापि 
वेचित्र्य रहस्यलब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोछत्र 
विक्रम० १।१३, मालवि० ६।१८ 7. दोहद, गर्भवती 
स्‍त्री को इच्छा । 
श्रद्धाल (वि०) [श्रद्धा--आलच्‌] . विश्वास करने वाला, 
निष्ठावान्‌ 2. इच्छुक, (किसी वस्तु का) अभिलाषी, 
--लः (स्त्री०) दोहदवती, गर्भवती स्त्री जो किसी 
वस्तु की कामना करे । 
श्रन्थ | (म्वा० आ० श्रन्थते ) . दुर्बंछ होना 2. निढाल 
या विश्रान्त होना 3. ढीला करना, धिश्राम करना । 
7 (क्रया० पर० श्रथ्नाति) . ढीला करना, स्वतन्त्र करना 
मकक्‍त करना 2. खूब प्रसन्न होना । 


( १०३५ ) 


श्रन्थः [श्रन्थू--घज्म | 3. ढोला करना, स्वतन्त्र करना 
2. ढीलापन, 3. विष्ण । 

श्रन्थनम्‌ [श्रथ्‌--ल्यूट ] ). ढीला करना, खोलना 2. चोट 
पहुँचाना, मार डालना, विनाश करना 3. बाँधना, 
बन्धन में डालना । 

श्रपणम,-णा [श्रा+-णिच--ल्यट | उबलवाना, गरम करना । 

श्रपित (भू० क० कृ०) [श्रा--णिच--क्त] गरम किया 
गया या उबलाया गया,- ता माँड, कांजी । 

श्रम (दिवा० पर० श्राम्यति, श्रान्त) 4. चेष्टा करना, 
उद्योग करना, मेहनत करना, परिश्रम करना 2. तप- 
इचर्या करना, (तपस्था के द्वारा) इन्द्रियदयमन करना 
-“कियच्चिर श्राम्यसि गौरि--कु० ५।५० 3. श्रान्त 
होना, थकना, परिश्रान्त होना--रतिश्रान्ता शेते 
रजनिरमणी गाढमुरसि-- काव्य ० १०, शि० १४३८ 
भट्टि० १४॥११० 4. कष्टग्रस्त होना, दु:खी होना 
““यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ 
-“मेघ० ९९, प्रेर० (श्र-श्रा-मयति-ते) थकाना 
परि--, अत्यन्त थक जाना,-श० १, बि-, 4. विश्राम 
करना, आराम करना, ठहरना कु० ३॥९ 2. थमना, 
अन्त होना, दै० “विश्रान्त' भी -रघु० _ १॥५४, 
उतरवाना, बसाना । 


श्रमः [श्रम्‌+घपजा, न वृद्धि:] !. मेहनत, परिश्रम, चेष्टा, 
प्रयथत्तन - अल महीपाल तब श्रमेण--रघ० २।३४ 
जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवे: श्रमम्‌-सुभा० 
--रघ० १६।७५, मनु ० ९।२०८ 2. थकावट, थकान 
परिश्रान्ति, --विनयन्ते सम तद्योधा मधभिविजयश्रमम 
-“-रघ्‌० ४।३५, ६७, मेघ० ?१७।५२, कि० ५२८ 
3, कष्ट, दुःख 4. तपस्या, साधना, इन्द्रियरमन,-दिवं 
यदि प्रार्थथसे वृथा श्रम:--कु० ५।४५ 5. व्यायाम 
विशेषतः सनिक व्यायाम, क़वायद 6. घोर अध्ययन । 
सम०---अम्ब( नपुं० )--जलम्‌ पसीना,-- कर्षित 
(वि०) थका-मांदा,--साध्य (वि०) परिश्रम द्वारा 
सम्पन्न होने योग्य, कष्टसाध्य । 
अश्रमण (वि०) (स्त्री०--णा,-णी) [श्रम्‌--यच] . परि- 
श्रमी, मेहनती 2. नीच, अधम, कमीना,-णः . संन्‍्यासी 
भक्त, साध 2. बोद्धभिक्ष, णी !. भक्‍क्तिनी 
भिक्षणी 2. लावण्यमयी स्त्री 3. नीच जाति की स्त्री 
4. बंगाली मजीठ 5. जटामांसी, बालछड । 


शअ्रम्भ्‌ (म्वा० आ० श्रम्भते, श्रब्ध) . उपेक्षक होना 
असावधान होना, लापरवाह होना 2. गलती करना 
वि--, विश्वास करना, भरोसा करना-दे ० “विश्रब्घ' । 

श्रयः, श्रयणम्‌ [श्रि--अच, ल्युट्‌ वा] शरण, पनाह, बचाव, 
आश्रय । 

श्रवः [श्र्‌+अप्‌ | . सुनना, जेसा कि 'सुखशभ्राव में 2. कान 
3. किसी त्रिकोण का कर्ण । 


नना"ा-गाका-गक-ाफा-ा जा आम नी नकारा गा -।०-मीश मम. पाना. .ीहिका नाता ना गीला रत नर! ला... क....आ...आ.....ुल_नतीतीतननीय3ग- तन" गा "3." "ता "न". किक" पट न "न"... -.-2 आपात न॒तणखण गण 


श्रवण:,-णम्‌ [श्र+ल्यट | . कान--ध्वनति मधप समहे 
श्रवणमपि दधाति-- गीत० ५ 2. किसी त्रिकोण का 
कर्ण, . णः,--णा इस नाम का नक्षत्र (जिसमें तीन तारे 
सम्मिलित ह ), - णम््‌॒. सुनने की क्रिया,--श्रवण- 
सुभगम्‌ मेघ० ११ 2. अध्ययन 3. ख्याति, कीति 

जो सुना गया या प्रकट हुआ,-- वेद, इति श्रवणात्‌ 

वदिक पाठ ऐसा होने के कारण” 5. दोलत । सम० 
इन्द्रियम श्रोत्रेन्द्रिय कान, --उदरम कान का बाह्य- 

विवर, गोचर (वि०) श्रवणपरास के अन्तगंत (रः) 
सुनाई देने की सीमा तक, यथा 'श्रवणगोचरे तिष्ठ 


रघ्‌० १४।८७, - पालि:---लो 
( स्त्री० ) कान का सिरा,-सुभग ( वि० ) कर्णं- 
सुखद । 

भ्रवस (नपुं०) [ श्रु+असि ] . कान 2. ख्याति कीति, 
3. दोलत 4. सृक्‍त । 

श्रवस्यम [श्रवस--यत | ख्याति, कीति, विश्रवति । 


श्रवाप्य:,-य्य: | श्रु+-आय्य ] यज्ञ में बलि दिय जाने के 
योग्य पशु । 

अविष्ठा [श्रवः ख्याति: अस्ति अस्याः श्रव--मतुप्‌, इष्ठनि 
मतुबो लुक] 4. धनिष्ठा नाम का नक्षत्र 2. श्रवणा 
ताम का नक्षत्र । सम० जः बधग्रह । 

श्रा (अदा० पर» श्लाति, श्राण या शझ्त, प्रेर० श्रपयति-त्ते ) 


पकाना, उबालना, भोजन बनाना, परिपक्व करना 
पकना। 
श्राण (वि०) [श्रा+क्त] . पकाया हुआ, भोजन बनाया 


हुआ, उबाला हुआ 2. आदं, गीला, तर । 
श्राणा [श्राण--टाष | कांजी, यवाग । 


श्राद्ध (वि०) | श्रद्धा हेतुत्वेनास्त्यय्य अणू | निष्ठावान्‌ 
विश्वास करने वाला,--डम्‌ 4. मतक सम्बन्धियों की 
दिवद्भत आत्मांओों के सम्मान में अनष्ठेय संस्कार 
अन्त्येष्टि संस्कार--श्रद्धया दीयते यस्मात्तस्माच्छाद्धं 
निगद्यते; यह तीन प्रकार का ह-- नित्य, नेमित्तिक 
ओर काम्य 2. ओध्वंदहिक आहुति, श्राद्ध के अवसर 
पर उपहार या भेंट । सम० - कसन्‌ (नपं ० )-क्रिया 
अन्त्यष्टि संस्कार, - कृत (पूं०) अन्‍्त्यष्टि संस्कार 
करन वाला, -वः अन्त्यष्टि आहुति या श्राद्ध भेंट 
करन वाला --दिनः,--नम उस स्वर्गीय सम्बन्धी की 
बरसी जिसके सम्मान- में श्राद्ध किया जाय,- देवः, 
--देवता . अन्त्येष्टि संस्कार की भ्रधिष्ठात्री देवता 
2. यम का विशेषण 3. विश्वदेव दे० 4. पिता, 
प्रजनक, - भुज,- -भोक्‍त (पृ०) दिवद्भत, पूव पुरुष । 
श्राद्धिक (वि०) (स्त्री०-की) [ श्राद्धेयं, श्राद्ध तद्द्॒व्यं 
भक्ष्यत्वेनास्त्यस्थ वा ठन्‌] श्राद्ध सम्बन्धी औध्वें दंहिक 


( १०३६ ) 


भेंट को स्वीकार करने वाला,--कम्‌ श्राद्ध के अवसर 
पर दिया गया उपहार । 

श्राद्धीय (वि०) [श्राद्ध +-छ| श्राद्ध सम्बन्धी । 

श्रान्त (भू० क० कृ०) [श्रम्‌ू--क्त] . थका हुआ, थका- 
मांदा,  क्लान्त, परिश्रांत 2. शान्त, सौम्य,--तः 
संन्यासी । 


श्रान्तिः (स्त्री०) | श्रम्‌ू--क्तिन्‌ | क्लान्ति, परिश्रान्ति, 
थकावट । 

श्राम: [ श्राम--अच्‌ ] . मास 2. समय 3. अस्थायी 
छाजन । 


भ्रायः [श्रि+घजा | आश्रय, बचाव, शरण, सहारा । 

क्रावः [श्र्‌+घज्म | सुनना, कान देना । 

श्रावकः [श्रु+ण्व॒ल | . श्रोता 2. छात्र, शिष्य-श्रावका व- 
स्थायाम्‌ मा० १०, अर्थात छात्रावस्था में 3. बौद्ध- 
भिक्षु, बौद्ध सन्त, महात्मा 4. बौद्ध भक्त 5. पाखण्डी, 
6. कोवा । 


आ्रावण (वि०) (स्त्री०-णो) [| श्रवण--अण्‌ ] . कान 
सम्बन्धी 2. श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न,--णः सावन का 
महीना, (जूलाई-अगस्त में आने वाला) 2. पाखण्डी 
3. छद्मवेशी 4. एक वेश्य संनन्‍्यासी जिसको दशरथ 
ने अन जाने मार डाला, बाद में उसके माता-पिता 
ने दशरथ को शाप दिया कि वह अपने पुत्रों के 
वियोग से दुःखी हृदय होकर मरेगा । 

श्रावणिक (वि०) [ श्रावण -+-ठक्‌ ] श्रावण मास सम्बन्धी, 
-:कः सावन का महीना। 

श्रावणी [ श्रवणने नक्षत्रेणः यक्ता पौणणमासी 
“श्रवण --अण्‌ -+-डीप्‌ ] . श्रावण मास की पूर्णिमा 
2 एक वाषिक पर्व जिस दिन यज्ञोपवीत बदले 
जायें, सलोनों, रक्षाबन्धन । क्‍ 

श्रावस्तिः - सती (स्त्री०) गंगा नदी के उत्तर में राजा 
श्रावस्त द्वारा स्थापित एक नगर । 


श्रावित (वि०) [ श्रु--णिच्‌ -- क्त | कहा हुआ, सुनाया 
गया, वर्णन किया गया । 
श्राव्य (वि०) [श्रु+णिच-+-यत्‌ ] . सुने जाने के 


योग्य (विप० दृश्य ) 2. जो सुना जा सके, स्पष्ट । 
थ्रि (म्वा० उभ० श्रयति-- ते, श्रितः, प्रेर० श्राययति 
“ते, इच्छा० शिक्षीषति--ते, शिश्रयिषति--ते) 
जाना, पहुंचना, सहारा लेना, दौड़ होना, बचाव के 
लिए पहुँच होना,--यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रता- 
पाजितम्‌-- हि० १।१७१, रघ्‌० ३।७०, १९।१ 
2. जाना, पहुँचना, भगतना, (अवस्था) घारण 
करना - परीता रक्षोभि: श्रयति विवशा कामपि 
दाम भामि० १८३, द्रिपेन्रभावं कलम: श्रयत्निव 
-रघु० ३।३२ 3. चिपकना, झुकना, आश्रित होना, 
, निभर रहना--उत्तर० १।३२ 4. निवास करना, 


बसना 5. सम्मान करना, सेवा करना, पूजा करना 
6. सेवन करना काम पर लगाना, 7. संरूग्न करना, 
अनुषक्त होना । अधि---., . निवास करना 2. सवारी 
करना, चढ़ना, आ---, 4. सहारा लेना, आश्रय लेप्ता, 
अवलम्ब होना, विक्रम० ५१७, भट्ठि० १४१११ 
2. अनुगमन करना--रघु० ४।३५ 3. शरण लेना, 
निवास करना, बसना--रघु ० १३।७, पंच० १॥५१ 

, 4. आश्रित होना, मनु० ३।७७ 5. पार जाना, 
अनुभव प्राप्त करना, भुगतना, घारण करना - एको 
रस: करुण एवं निमित्तभेदाड्िल्रि: पृथक पृथगिवा- 
श्रयते विवर्तानू--उत्तर० ३।४७ 6. जमे रहना, डटे 
रहना 7. चुनना, छांटना, पसन्द करना 3. सहायता 
करना, मदद करना, उद--, ऊपर उठाना, उदन्नत 
करना, ऊंचा करना, उपा--, पहुँच या अवलम्ब 
होना, - भग० १४।२, उत्तर० १।३७, सम्‌--, (. पहुँच 
होना, सहारा होना, शरण में जाना, सहायता के 
लिए पहुँचना 2. अवलम्बित होना, आश्रित होना 
-उत्तर० ६।१२, मा० १।२४ 3. हासिल करना, प्राप्त 
करना 4. अभिगमन करना, संभोग के लिए पहुँचना 
5. सेवा करना । 


श्रित (भू० क० कृ०) [ श्रि+क्त ] . गया हुआ, पहुँचा 
हुआ, शरण में पहुँचा हुआ 2. चिपका हुआ, सहारा 
लिया हुआ, बेठा हुआ 3. संयक्‍त, सम्मिलित, संबद्ध 
4. बचाया हुआ 5. सम्मानित, सेवित 6. अनुसेवी, 
सहकारी 7 आच्छादित, बिछाया हुआ 8. यकत, 
पूरित ९. समवेत, एकत्रित 0. सहित, संपन्न । 

श्रितिः (स्त्री०) [ श्रि--क्तिन्‌| अवलम्व, सहारा, 
पहुँच । 

थ्रियंभन्‍्य (वि०) . अपने आप को योग्य मानने वाला 
2, घमंडी । 

थयापतिः (पूं०) शिव का विशेषण | 

श्रिष (भ्वा० पर० श्रषति) जलाना । 

क्री (क्रया० उभ० श्रीणाति, श्रीणीते) पकाना, भोजन 
बनाना, उबालना, तैयार करना । 


श्री (स्त्री०)) [श्रि+क्विप, नि० ] 4. धन, दौलत, 
प्राचुय ,समृद्धि, पुष्कलता - अनिरवेद: श्रियो मूलम्‌ 
“एरामा०, साहसे श्रीः प्रतिवसति-मुच्छ० ४, 
सौभाग्य वोरों पर अनुग्रह करता हें-मनु० ९।३०० 
2. राजसत्ता, ऐश्वयं, राजकीय घनदौलत-कि० १।१ 
3. गौरव महिमा, प्रतिष्ठा--श्रीलक्षण - कु० ७।४६, 
अर्थात्‌ महिमा या गौरव का चिह्न 4. सौन्दयं, चारुता, 
लालित्य, कान्ति (मुखं) कमलश्रियं दघौ--कु० 
५।२१, ७३२, रघृु० ३।८, कि० १।७५ 5. रंग, 
रूप, कु० २२ 6. विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो धन 
की देवी ह,-आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री:-उत्त र० 


( १०३७ ) 


४]।६, राॉ० 
8. सजावट 9. बद्धि, समझ 70. अतिमानव शक्ति 
4. मानवजीवन के तीन उद्देश्यों की समष्टि (घमम 
अर्थ, और काम) 2. सरल वक्ष 3. बेल का पेड़ 
4. हींग 5. कमल (“श्री शब्द सम्मान सूचक 
पद हू जो पूज्य व्यक्तियों तथा देवों के नामों 
के पूव लगाया जाता हें--श्रीकृष्ण: श्रीराम:, श्री 
वाल्मीकि:, श्रीजयदेव:, कूछ प्रसिद्ध ग्रन्थों के पूर्व भी 
जिनका विषय धामिक हे --श्रीभागवत, श्रीरामायण 
आदि, किसी पाण्डलिपि या पत्रादिक के आरम्भ में 
भी मंगलाचरण के रूप में प्रयक्‍त होता ह; माघ ने 
अपने 'शिशुपालवध' काव्य के प्रत्येक सगे के अन्तिम 
इलोक में इस शब्द का प्रयोग किया है, जिस प्रकार 
भारवि ने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया हैं) 

सम० - आह्म्‌ कमल,---ईशः विष्ण का विशेषण 
--कण्ठः ]. शिव का विशेषण 2. भवभति कवि का 
विशेषण----श्री कण्ठपदलाञछन:---उत्तर ० १, सख 
कुबेर का विशेषण,--- करः विष्णु का विशेषण (-रम) 
लाल कमल, करणम्‌ लेखनी,- कानन्‍्तः विष्ण का 


 विशेषण, - कारिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का बारहसिगा, 
-खण्ड:,--डम चन्दन की लकड़ी श्रीखण्डविलेपनं 
सुखयति--हि० १।/९७, -गदितम्‌ एक प्रकार का 
छोटा नाटक, -- गर्भ: . विष्ण का विशेषण 2. तलवार, 
5 प्रहः पक्षियों को पानी पिलाने की कुण्डी, घनम 
खट्टी दही, (नः) बोद्ध महात्मा,--चक्रषम !. भवत्त 
भूमण्डल 2. इन्द्र के रथ का पहिया, - जः काम का 
विशेषण,--दः कुबेर का विशेषण, दयितः,--धरः 
विष्ण के विशेषण,-- नगरम एक नगर का नाम 
--नन्‍्दन: राम का विशेषण,-- निकेतनः:, -- निवास 
विष्ण के विशेषण,--पतिः . विष्ण का विशेषण 
शि० १३।६९ 2. राजा, प्रभ,--पथः मख्य सड़क 


राजमाग, पणम्‌ कमल,--परबतः एक पहाड़ का नाम 
“-मा० १, पिष्टः तारपीन, प्रुष्पणत लोग, - फल 
बेल का पेड़ (लूम) बेल का फल,--फला,-फलो 
. नील का पौधा 2. आमलकी, आँवला,---भ्रात 
(पुं०) !. चाँद 2. घोड़ा, मस्तकः लहसुन, म॒द्रा 
वष्णवों का विशेष तिलक जो मस्तक पर लगाया 
जाता हे,--मूति: (स्त्री०) . विष्ण या लक्ष्मी की 
प्रतिमा 2. कोई भी प्रतिमा,---यक्‍त,-यत,-, 4. सौभा- 
ग्यशाली, प्रसन्न 2. घनवान्‌, समृद्धिशाली (प्राय 
पुरुषों के नामों के पूर्व लगाया जाने वाला सम्मान 
सूचक पद,--रज्ज विष्ण का विशेषण,-- रसः . तार- 
पीन 2. राल,--बत्सः 3. विष्ण का विशेषण, विष्ण 
की छाती पर बालों का घूंघर या चिह्नृविशेष-प्र भा- 
नुलिप्तश्रीवत्स लक्ष्मीविभ्रमदर्षणम रघ० १०१० 


२३।१४, शि० १॥१ 7. गुण, श्रेष्ठता 


श्ोल (वि०) [श्री: अस्ति अस्य 


अडू: धारिन, भृत, लक्ष्मन, लाउछन, (पुं०) 
विष्णु के विशेषण- कु० ७।४३,- वत्सकिन्‌ (पुं०) 
एक घोड़ा जिसकी छाती पर बालों का घंघर होता 
है,, बरः, बलल्‍लभ: विष्ण के विशेषण,--वल्लभ 
लक्ष्मी का प्रिय, सौभाग्यशाली या सुखी व्यक्ति 

बासः . विष्ण का विशेषण 2. शिव का विद्येषण 
3. कमल 4. तारपीन,--वासस्‌ ( पूं० ) तारपीन, 

वक्ष: [. बल का पेड़ 2. अश्वत्थवक्ष 3. घोड़े के 
मस्तक और छाती पर बालों का घंघर, - वेष्ट 
. तारपीन 2. राल, - संज्ञम लॉग, सहोदर: चन्द्रमा 
- सुकतम एक वंदिक सक्‍त का नाम, -- हरिः विष्ण 
का विशेषण, हस्तिनी सूयमखी फल का पौधा । 


श्रोमत्‌ (वि०) [श्री+-मतुप्‌ | . दौलतमन्द, घनवान 


2. सुखी, सोभाग्यशाली, समद्धिशाली, फलता-फलता 
3. सुन्दर, सुहावना, सुखद -कि० १।१ 4. विख्यात 
प्रसिद्ध, कीतिशाली, प्रतिष्ठित (प्रसिद्ध और सम्मा- 
नित पुरुष या वस्तुओं के नामों के पूर्व आदरसूचक 
शब्द (पुं०) विष्णु का विशेषण 2. कुबेर का विशे- 
षण 3. शिव का विशेषण 4. तिलक वक्ष 5. अश्वत्य- 
वक्ष । 

लच | . धनवान 
दौलतमन्द 2. सोभाग्यशाली, समृद्धिशाली 3. सुन्दर 
4. विख्यात, प्रसिद्ध । 


थ्र्‌ । (म्वा० पर० श्रवति) जाना, हिलना, जुलना-तु० सत्र" 
)। (स्वा० पर० श्वूणोति, श्रुत) 


सुनना, (ध्यानपूवंक ) 
श्रवण करना, कान देना -श्वूण मे सावशेषं वच 

विक्रम० २, रुतानि चाश्रोषत षट्पदानाम-भट्ठि० 
२।१०, सदेशं मे तदन जलद श्रोष्यसि, श्रोत्रपेपम-मेघ ० 
१३ 2. अधिगम करना, अध्ययन करना--द्वादशवर्षन्ि- 


व्यॉकिरणं श्रूयते-- पंच० १ 3. सावधान होना, आज्ञा- 
मानना (इतिश्रयते--( ऐसा सुना जाता हैं अर्थात्‌ वेदों 
में इसका विधान हूं, ऐसा घमविधि), प्रेर० (श्राव- 
यति-ते ) सुनवाना, समाचार देना, कहना बयान करना 
-इच्छा० (शश्रूषते) !. सुनने की इच्छा करना 
2. सावधान होना, आज्ञाकारी होना, हक्‍म मानना 
- पंच० ४॥७८ 3. सेवा करना, सेवा में उपस्थित 
रहना--शुश्रूषस्व॒गुरूनू--श० ४॥१७, कु० १५९, 
मन्‌० २।४४, अनु-, | | सुनना >मन्‌ ० ९।१००, 
तद्यथानृश्रूयते--पंच० १ 2. गुरुपरम्परा से प्राप्त, 
अभि-, !. सुनना 2. ध्यान देकर सुनना, आ-, . सुनना 
2. प्रतिज्ञा करना (व्यक्ति में संप्र ० )-याज्ञ ० २।१९६, 
तु० पा० १।४।४०, उप-, . सुनना 2. जाना 
निश्चय करना--केशिना हृताम॒वेशीं नारदादृपश्चत्य 
गन्धवंसेना समादिष्टठा विक्रम० १, परि-, सुनना 
प्रति-, प्रतिज्ञा करना (उस व्यक्ति में संप्र० जिसके 


( १०३८ ) 


लिए प्रतिज्ञा की जाय--तस्य प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्त- 
दीप्सितम्‌--रघु० १४॥२९, २५६, ३॥६७ १५॥४४, 
वि- ,सुनना (प्रायः क्तांत रूप प्रयुक्त ), सम्‌-- सुनना, 
ध्यान लगा कर सुनना--संश्रणोति न चोक्‍्तानि 
---भंद्वि० ५११९, ६।५, (परन्तु अकर्मक प्रयोग में 
आ०)--हितान्न यः संश्यणुते स कि प्रभ:--कि० १५ । 

श्रुध्निका (स्त्री०) शोरा, सज्जी, खार। 

श्रुत (भू० क० क्ु०) [श्रु+क्त] . सुना हुआ, ध्यान लगा 
कर श्रवण किया हुआ 2. वर्णित, कर्णगोचर 3. अधि- 
गत, निर्धारित, समझा गया 4. सुज्ञात, प्रसिद्ध, 
विख्यात, विश्वत रघु० ३।४०, १४।६१ 5. नामक, 
पुकारा हुआ, तम्‌ 7. सुनने का विषय 2. जो दंवी 
संदेश से सुना गया, अर्थात्‌ वेद, पवित्र अधिगम, 
पनीत ज्ञान--श्रतप्रकाशम्‌ रघु० ५॥२ 3. सामान्य 
अधिगम, विद्या, -श्रोत्र श्रुतेनेव न कुण्डलेन (विभाति ) 
भतं० २।७१, रघु० २।२१, ५।२२, पंच० २।१४७, 
४।६१ | सम० _अध्ययनम्‌ वेदों का पढ़ना,--अन्वित 
(वि०) वेदों का ज्ञाता- अर्थ: मौखिक रूप से या 
जबानी कहा गया तथ्य,--कौति (वि०) प्रसिद्ध, 
विश्रुत, (पुं०) !. उदार व्यक्ति 2. दिव्य ऋषि 
(स्त्री०) शत्रुघ्न की पत्नी, देवी सरस्वती,--धर 
(वि०) सुनी हुई बात को याद रखने वाला, मेधावी । 

श्रुतवत्‌ (वि०) [श्रुत+मतुप्‌] वेदज्ञाता, वेदवेत्ता, वेदज्ञ, 
--रंघु० ९।७४ । 

श्रुतिः (स्त्री०) [श्रु- क्तिन्‌] . सुनना - चन्द्रस्य ग्रहण- 
मिति श्रुतेः-मुद्रा ० १७, रघु० १॥२७ 2. कान,-श्ुति- 
सुख भ्रमरस्वनगीतयः--रघु० ९।३५, श० ११, वेणी ० 
३॥।२३ 3. विवरण, अफ़वाह, समाचार, मौखिक 
संवाद 4. ध्वनि 5. वेद (दिव्य संदेश होने के कारण- 
विप० स्मृति--दे० वेद” के अन्तगंत) 6. वंदिकपाठ 
बेदमंत्र,-- इतिश्रुते: या इति श्रुति: 'ऐसा वेद कहता हूं 
।, बेदज्ञान, पुनीतज्ञान, पुण्य अधिगम 8. (संगीत में | 
सप्तक का प्रभाग, स्वर का चतुर्थाश या अन्तराल 
--शि० १॥१०, १११, (दे० तत्स्थानीय मल्लि० ) 
9, श्रवण नक्षत्र । सम०-अनुप्रासः अनुप्रास का एक 
भेद--दे० काव्य० ९,--डउकत,--डदित (वि० ) वेद- 
विहित,-क्टः . साँप 2. तपद्चर्या, प्रायश्चित्त साधना, 
--कट्‌ू (वि०) सुनने में कड़वा (दुः) कर्णकटु, अम- 
घर ध्वनि, (यह रचना का एक दोष माना जाता हूँ )। 
---चोदनम्‌,-ना शास्त्रीय विधि, वेदविधि,--जीविका 
घमंशास्त्र, विधिसंहिता,--द्रंधम्‌ वेदविधियों का परस्पर 
विरोध या निष्क्रमता,--घर (वि०) सुनने वाला, 
_ निवदशनम वेदों का साक्ष्य--पथः कर्ण-परास 
--मालवि ० ४।१,--प्रसादन (वि० ) कर्णप्रिय,--प्रामा- 
ब्यम वेदों की प्रामाणिकता या स्वीकृति, मण्डलम्‌ 


कान का बाहरी भाग,--मरूम्‌ !. कान की जड़,-लपितुं 

किमपि श्रुतिमूले -गीत० १ 2. वेद का संहितापाठ, 

-मूलक (वि०) वेद पर आधारित,--बविषयः (. सुनने 
का विषय, अर्थात्‌ ध्वनि--श० १।१ 2. कर्ण परास 
--एतत्प्रायंण श्रुतिविषयमापतितमेव--का० 3. वेद 
का विषय 4. धामिक अध्यादेश,-- वैधः कान बींधना, 
- स्मृति (स्त्री०) (द्वि० व०) वेद और धममंशास्त्र । 

अ्रुवः [ श्र्‌+क ] . यज्ञ 2. यज्ञीय ज्॒वा । 

श्रुवा | श्रुव-टाप्‌ | . यज्ञीय चमष, तु० ख्रुवा। सम० 
“>-वक्षः विकंटक वक्ष । 

श्रेढ़ी [ श्रेण्प राशीकरणाय ढौकते-श्रेणी--ढ़ौक--ड, 
पृषो० | (गणि० में) भिन्न जातीय द्रव्यों को मिलाने 
के लिए गणनांग भेद । सम०--फल श्रेढ़ी का योग 
जोड़ । 

श्रेणि (पुं०, स्त्री०) श्रेणी (स्त्री०) [शि--णि, वा डीप| 
. रेखा, शऋंखला, पंक्ति,-- त रज्भ श्रूभ ज़रा क्षुभितविहग- 
श्रेणिस्सना--वेणी ० ४॥ २८, न षट्पदश्रेणिभिरेव पड्ूज॑ 
सदवलासड्भमपि प्रकाशते--कु० ५१९, मेघ० २८, ३५ 
2. दल, संचय, समह---उत्तर० ४ 3. व्यापारियों का 
संघ, शिल्पियों का संघटन, निगम 4. बोक्का, बालटी । 
सम० घर्माः (पूंग, ब० व०) व्यापारिवर्ग या 
शिल्पकार-संघों के नियम, रीतियाँ आदि । 

श्रेणिका [ श्रेणि+-कन्‌-टाप्‌ ] तम्बू, खेमा | 

अयस्‌ (वि०) [ अतिशयेन प्रशस्यम-ईयसुन्‌, श्रादेश: ] 
8. अपेक्षाकृत अच्छा, वरीयस, श्रेष्ठतर,--वर्धनाद्रक्षणं 
श्रेय:--हि० ३॥३, भग० ३॥३५, २॥५ 2. सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठठाम 3. अधिक सुखी या सोभाग्यशाली 4. अधिक 
आनन्ददायक, प्रियतर (पुं०) 4. सदगुण, पुण्यकर्म, 
नेतिक गुण, धामिक गुण 2. आनन्द, सौभाग्य, मंगल, 
शुभ, कल्याण, आशीर्वाद, शुभ परिणाम--पूर्वावधी- 
रितं श्रेयो दःखं हि परिवर्तते श० ७॥१३, प्रति- 
बध्ताति हि श्रेयः पृज्यपूजाव्यतिक्रम:--रघु० १॥७९, 
उत्तर० ५१२७, ७।२०, रघु० ५।३४ 3. शुभ अवसर 
-- श० ७ 4. मोक्ष, मुक्ति । सम--अधथिनू (वि०) 
. आनन्द का अन्वेषक, आनन्द का इच्छुक 2. हितषी, 
--कर . आनन्दप्रद, अनुकूल 2. मंगलमय, शुभ, 
-- परिश्रमः मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा । 

श्रेष्ठ (वि०) [ अतिशयन प्रशस्यः, इष्ठन, श्रादेशः | 
. सर्वोत्तम, अत्यन्त श्रेष्ठ, प्रमुखब॒तम (संबं० यैी। 
अधि० के कक 2, अत्यन्त प्रसन्न या समुद्ध 3. प्रिय- 
तम, अत्यन्त प्रिय 4. सबसे अधिक पुराना, वृद्धतम, 
--छ5: 4. ब्राह्मण 2. राजा 3. कुबेर का नाम 4. विष्णु 
का नाम, ष्ठसम गाय का दूध। सम०--आशक्रमः 
. मनृष्य के धारमिक जीवन का सर्वोत्तम आश्रम अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम 2. गृहस्थ,--बाच्‌ (वि०) वाग्मी । 


( १०३९ ) 


श्रेष्ठिन्‌ (वि० ) | श्रेष्ठ धनादिकमस्त्यस्य इनि | किसी व्या- 
पारसंघ या शिल्पिसंस्थान का प्रधान या अध्यक्ष-निष्षेपे 
पतिते हम्यें श्रेष्ठी स्तोति स्वदेवताम--पंच० ११४ । 
श्र (भ्वा० पर० श्रायति) . स्वेद आना, पसीना निक- 
लना 2. पकाना, उबालना । 
श्रोण (भ्वा० पर० श्रोणति ) . एकत्र करना, ढेर लगाना 
2. एकत्र होना, संचित होना । 
श्रोण (वि०) [ श्रोण--अच | विकलांग, लंगड़ा,--णः 
एक प्रकार का रोग । 
श्रोणा [ श्रोणग-+-टाप्‌ | 4. कांजी 2. श्रवण नक्षत्र । 
श्रोणिः-णी (स्त्री०) [ श्रोग-+-इन वा डीप | [. कल्हा, 
नितम्ब, चतड़ - श्रोणीभारादकसगमना--मेघ ० .८२ 
श्रोणीभारस्त्यजति तनताम काव्य० १० 2. सड़क, 
मार्ग | सम० --तठः कल्हों की ढलान, --फलकम 
. विशाल कल्हे 2. नितम्ब, - बिम्बम . गोल कहल्हे 
--विक्रम० ४॥१८ 2. कमर-पद्रा, सृत्रम--. मेखला 
2. कमर से लटकती हुई तलवार का बन्धन । 


श्रोतस (नप०) [ श्रु+असुन्‌ तुट व | 7. कान 2. हाथी 
को सूंढ 3. ज्ञानेन्द्रिय 4. सरिता, प्रवाह (“स्नोतस 
के स्थान पर)। सम० -न्ध्रम संड का विधर 
नथुना-मेघ० ४२, ('स्रोतोरन्ध्र भी लिखा जाता ह 

श्रोत्‌ (प०) [ श्रु+तच्‌ | . सुनने वाल्ग 2. छात्र । 

श्रोत्रम [ श्रूयतेषध्नेन--श्र्‌ करणे-|-ष्टन | ). कान--भत्‌ ० 

।७१ 2. वेदों में प्रवीणता 3. वेद । सम० पेय 

(वि०) कान से ग्रहण करने के योग्य, ध्यानपूर्वक 
सुनने के योग्य -संदेशं मे तदन जलूद श्रोष्यसि श्रोत्र- 
पेयम्‌ --मेघ० १३, --मलम्‌ कान की जड़ । 

श्रोत्रिय (वि० ) [ छनन्‍्दो वेदमधीते वेत्ति वा - छन्‍्दस--घ 
श्रोत्रादेश: ] 4. वेद में प्रवीण या अभिज्ञ 2. शिष्य 
अनुशासित होने के योग्य,--यः विद्वान ब्राह्मण, घमं- 
जान म॑ सुविज्ञ -जन्मता ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारद्विज 
उच्यते । क्थ्िया याति विप्रत्वं त्रिभि: श्रोत्रिय 
उच्यते---मा० १।५, रघु० १६।२५। सम०--स्वम 
विद्वान ब्राह्मण की संपत्ति । 


श्रोत (वि०) (स्त्री ०-ती) [श्रतौ विहितम अण | , कान 
से संबंध रखने वाला 2. वेदसंबंधी, वेद पर आधारित 
वेदविहित,--तम्‌ . वेदविहित कोई भी कम या अन- 
ष्ठान 2. वेदप्रतिपादित कर्मकाण्ड 3. यज्ञाग्नि को 
संधारण करना 4. तीनों यज्ञाग्नियों की समष्टि 
(अर्थात्‌ गाहेपत्य, आहवनीय और दक्षिण) । सम०» 
“कमेन्‌ (नपुं०) वंदिक कृत्य, -सुृत्रम वेद पर 
आधारित सूत्रग्रन्थों का संग्रह (आश्वलायन, सांख्यायन 
और कात्यायन आदि के नाम से अभिहित) 

ओत्रम [ श्रोत्र/- (स्वार्थ) अण | 4. कान 2. वेदों में 
प्रवीणता । 


श्रोषट (अव्य०) [ श्र्‌+डोषट | दिवंगत आत्मा या देवों 
को उहंद्य करके यज्ञाग्नि में आहुति देते समय 
उच्चारित होने (बोला जाने) वाला अव्यय, तु० 
वषट्‌ या वोषट) 
इलक्ष्ण (वि०) [ हिलष्‌ --क्‍क्सन, नि० ] त. कोमल, म॒दु, 
सोम्य, स्निग्ध (शध्द आदि) 2. चिकना, चमकदार, 
शि० ३।४६ 3. स्वलप, सूक्ष्म, पतला, सुकुमार 
4. सुन्दर, लावण्यमय 5. निरछल, ईमानदार, खरा । 
इलकणकम्‌ | इलक्ष्ण --कन्‌ | सुपारी, पूगीफल । 
इलडक (भ्वा० आ० इलच्ूते) जाना, हिलना-जुलूना । 
इलड़ग (म्वा० आ० शलज्भते) जाना, हिलना-जुरलूना । 
इलथ (चुरा० उभ० इलथयति - ते) . शिथिल या ढीला- 
ढाला होना 2. दुबंठ या बलहीन होना 3. शिथिल 
होन।, ढीला होना, विश्वाम करना (आलं० भी) 
इलथयितु क्षणमक्षमताड़ुना न सहसा सहसा कृतवेपथ: 
शि० ६।५७, परित्राणस्नह: इलथयितुमशक्यः खल 
यथा-गंगा० ३७ 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना । 


इलथ (वि०) [ इलथ--अच | 7. बिना बँधा, बिना 
जकड़ा 2. शिथिल, विश्रांत, खुला हुआ, फिसला हुआ 
“-वन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानाम्‌-- रघ्‌०-५। 
३७, १९।२६ 3. बिखरे हुए (जेंसे बाल) । सम० 
“उद्यम (वि०) जिसने अपने प्रयत्न ढीले कर दिये 
हो, लम्विन (वि०) ढीला-ढाला, नीचे रटकता हुआ, 
कु० ५।४७ | 
इ्लाख्‌ (भ्वा० पर० इलाखति) व्याप्त होना, प्रविष्ट 
होना । द 


इलाघ्‌ (म्वा० आ० इलाघते ) प्रशंसा करना, स्तुति करना 
सराहना, गृणगान करना शिरसा इलाघते पृव 
(गणं ) पर (दोषं) कण्ठ नियच्छति--सुभा०, यथंव 
इलाध्यते गड्ा पादेन परमेष्ठिन- कु० ६।७० (कुछ 
लोग यहां 'श्लाध्यते! के स्थान पर 'इलाघते 
पाठ समझते है, और अगला अथ घटाते हें) 
2. शेखी बधारना, घमंड करना, इलाधिष्ये केन को 
बन्धून्नष्यत्यन्नतिमुन्तत: -- भट्टि ० १६।४ 3. खुशामद 
करना, फुसलाकर काम निकालना (संप्र० के साथ) 
> गोपी क्ृष्णाय इलाघते सिद्धा०, भद्धि० ८७३ । 

इलाधघनम [इलाघ-- ल्यट] . प्रशंसा करना, स्त॒ृति करना 
2. खशामद करना । 

इलाघा [इलाघ-+-अ-|-टाप्‌] . प्रशंसा, स्तुति, सराहना 
-कर्ण-जयद्रथयोर्वा कात्र हछठाघा ---वेणी ० २ 2. आत्म- 
प्रशंसा, शेव्वी बघारना--हते जरति गाह्लैय पुरस्कृत्य 
शिखण्डिनम, या इलाघा पाण्डपुत्राणां सवास्माक 
भविष्यति--वेणी० २।४ 3. खशामद + सेवा 
5. कामना, इच्छा । सम ० --विपययः डींग मारन का 
अभाव, - त्याग इलाघा विपययः: --रघु० १२२ । 


( १०४० ) 


इलाघित (भू० क० कृ०) [श्लाघ--क्त] प्रशंसा किया | 


गया, स्तुति किया गया, सराहा गया । 

इलाध्य (वि०) [श्लाघ्‌+ण्यत्‌ | . प्रशंसनीय, योग्य 
--उत्तर० ४९, १३ 2. आदरणीय, श्रद्धेय । 

हिलकु: [श्लिप--कु, पृषो०] . कामक, लंपट 2. दास 
आश्रित (नपुं०) नक्षत्र विद्या, फलित ज्योतिष । 

श्लिक्युः [ श्लिष --क्य, पषो ०] . लंपट 2. सेवक । 

दिलिष । (म्वा० पर० इ्लेषति ) जलना । 
! (दिवा० पर० इहिलष्यति, छिलष्ट) आलिंगन 
करना, शिलिष्यति चम्बति जलघरकल्पं हरिरुपगत 
इति तिमिरमनल्पम गीत० ६ 2. जमे रहना 
चिपके रहना, डटे रहना 3. संयक्‍त होना, सम्मिलित 
होना 4. ग्रहण करना, लेना, समझना -नं० ३।६९, 
आ--, उप---, आलिगन करना, परिरंभण करना 
बि---, . वियक्त होना, दूर होना 2. फट जाना 
फट कर उड़ जाना, - भट्टि ० १४॥६७, (प्रेर०) अलग- 
अलग करना, मेघ० ७, सम्‌ डट रहना, चिपके 
रहना 2. सम्मिलित होना, मिलना । 


]] (चुरा० उभ० इलेषयति-ते) जोड़ना, सम्मिलित 


करना, मिलाना । 


दिलिषा [श्लिष---अ-+-टठाप| . आलिगन 2. चिपकना, 
जड़ जाना । 

दिलष्ट (भू० क० क्ृ०) [श्लिष--क्त] . आलिंगित 
2. चिपका हुआ, जुड़ा हुआ 3. टिका हुआ, झुका 
हुआ 4. इलेष से यक्‍त, दो अर्थों की संभावना 
से यक्‍त--अत्र विषमादयः शब्दा: हिलष्टा:--काव्य ० 
९१०॥। 

दइिलष्िटि: (स्त्री०) [श्लिष --क्तिन| . आलिगन 2. परि- 
रंभण । 

इलोपदम [श्री यकतं वृत्तियक्तं पदम अस्मात, पृथो०] 
सूजी हुई टांग या फूला हुआ पर, फीलपाॉव । सम० 
-- प्रभवः आम का पेड़ । 

इलोल (वि०) [श्री: अस्ति अस्य--लच्‌, पृषो ० | . भाग्य- 
शाली, समृद्ध, दे० श्रील, 2. शिष्ट तु० 'अश्लील' । 

इलेघषः [इिलिष-- घव्म ] 4. आलिंगन 2. चिपकना, जड़ना 
3. मिलाप, संगम, 
(यहाँ इसमें अगला अर्थ भी घटित होता हे) 
4. अनेकार्थ शब्द प्रयोग, एक से अधिक अर्थ प्रकट 
करने वाले शब्दों का प्रयोग, द्वबग्॒र्थंक, किसी शब्द या 
वाक्य की दो या दो से अधिक अर्थों की संभाव्यता 
(यह एक अलंकार समझा जाता हे, कवि इसका 
बहुत प्रयोग करते हैं, परिभाषा के लिए दे० काव्य० 
कारिका ८४ तथा ९६)-आइलेषि न इलेषकवेभवत्या 
इलोकद्यार्थ: सुधिया मया किम्‌--ने० ३।६९, दे० 
शब्दइलेष, भी । सम०--अ्थेः अनेकार्थ शब्द प्रयोग, 


पक 0 पक एड प्बजनानआ 


दयर्थक शब्द प्रयोग,--भित्तिक (वि०) इलेष पर 
टिका हुआ (शा० - आधारित ) । 

इलेष्सकः [इलेष्मन्‌--कन्‌ ] कफ, बलगम । 

इलेष्मज (वि०) [इ्लेष्मन्‌ | जन्‌-+ड| कफ से उत्पन्न, 
कफमलक ॥ 

इलेण्मन (पं०) [श्लिष -+भनिन्‌| कफ, बलगम, कफ की 
प्रकृति। सम० -अतिसारः कफविकार से उत्पन्न 
पेचिश, मरोड़ - ओजस्‌ (नपुं०) कफ की प्रकृति,-ध्ना 
-घ्नी . मल्लिका, एक प्रकार का मोतिया 
2. केतको, केक्डा । 

इलेष्मल (वि०) [ इलेष्मन--लच्‌ | कफ प्रकृति का, 
बलगमी । 

इलेण्मातः, इलेष्सातकः [ दलेष्मन्‌--अत्‌--अच्‌, पक्षे कन्‌ 
च ] एक वक्ष विशेष, लिसोड़े का पेड़ । 


इलोक (म्वा० आ० इलोकते ) . प्रशंसा करना, पद्म रचना 
करना, छन्‍्दोबद्ध करना 2. अवाप्त करना 3. त्यागना, 
छोड़ना । 

इलोक: [ इलोक-अच | 4. कवितामय प्रश्ंसन, स्तुती- 
करण 2. स्तोत्र मन॒० ७॥२६ 3. ख्याति, प्रसिद्धि 
विश्रुति, यश, यथा “पुष्यर्लोक' में 4. प्रशंसा का 
विषय 5. किवदन्ती, कहावत 6. पद्म, कविता--रघ ० 
१४॥७० 7. अनुष्टप्‌ छन्‍्द में कोई पद्म या कविता 

इलोण (म्वा० पर० श्लोणति ) एकत्र करना, इकट्ठा करना, 
बीनना तु० “श्रोण । 

इलोण: [| इ्लोण --- अच | लंगड़ा पुरुष, विकलांग । 

इवड़क (भ्वा० आ० श्वड्भुते) जाता, हिलना-जुलना । 

इवच, इवड्च (भ्वा० आ० श्वचते, श्वञ्चते) 4. जाना, 
हिलना-जुलना 2. खुला होना, मुंह बाना, फटना, 
दरार हो जाना । 


(भ्वा० आ० दरवजते) जाना, हिलना-जुलना । 
(चुरा० उभ० दवठयति ते) 4. निनन्‍दा करना (कुछ 
के मतानसार 'श्वठयति') 2. (श्वाठयति--ते) (क) 
जाना, हिलना-जलना (ख) अलंकृत करना (ग) 
समाप्त करना, सम्पन्न करना (कुछ के मतानसार इन 
अर्थों में केवल 'श्वठयति ) । 
इवण्ठ (चुरा० उभ० इवण्ठयति ते) निन्‍दा करना । 
श्वन (पूं०) [ शिव-कनिन्‌, नि० (कतं० श्वा, श्वानौ 
इवान: कमें० ब० व० शुन:, स्त्री० - शुती) कुत्ता 
दवा यदि क्रियते राजा स कि नाश्नात्यपानहम 
. सुभा० भतं० २।३१, मन० २॥२०१॥। सम० 
--कीडिन (पं०) खिलारी कुत्तों को पालने वाला 
-- गण: क॒त्तों का झंड, गणिकः . शिकारी, 2. कुत्तों 
को खिलाने वाला गीदड़, नरः कमीना आदमी 
नीच व्यक्ति, - निशम, निशा वह रात जिसमें कुत्त 
भौंकते हों,  पच (पुं०) पचः 4. अतिनीच और 


इज 
इवठ 


( (१०४१ ) 


पतित जाति का पुरुष, जातिबहिष्कृत, चांडाल,-भामि ० 
४२३ 2. कुत्तों को खिलाने वाला,-- पदम्र कुत्ते का 
पर, - पाकः जाति से बहिष्कृत, चाण्डाल-- गंगा० 
२९, --फलम्‌ खढट्ढा नींबू या चकोतरा,--फल्क 
अक्र के पिता का नाम, --भीरः गीदड़,--यशथ्यम 
का शुंड, - वत्तिः (स्त्री०) कुत्ते का जीवन 

(बहुचा 'नौकरी' को समता इससे की जाती है )-सेवां 
लाघवकारिणीं कृतधिय: स्थाने३ वर्वात्त विद: - म॒द्रा० 
३।१४, मनु० ४॥६ 2. सेवावत्ति, सेवा- मनु ० ४।४ 
> व्याप्न:ः . शिकारी जानवर 2. बाघ 3. चीता, 
- हैन (पृं०)) शिकारी | 

श्वज्न (चुरा० उभ० श्वअश्रयति-- ते) 4. जाना, हिलना- 
जुलना 2. बींघना, सूराख करना, छिद्र करना 3. दरि- 
द्रता में रहना । 

ध्वज्षम | सश्वक्ग्+ अच्‌ | रन्ध्र, विवर,--विक्रम० १।१८ 
कि० १४३३ । 

इवयः [ रिव-|-अच ] सूजन, शोथ, वद्धि । 


इवयथुः | श्वि-अथच ] सूजन, शोथ । 
इवयीयो [ श्िव-|-ईचि--डीप । बीमारी, रोग । 
इवल (म्वा० पर० श्वलूति) दोड़ना, फूर्ती से जाना । 
बबल्क (चरा० उभ० इवल्कयति--ते) कहना, वर्णन 
करना । 
इवल्‍ल (म्वा० पर० श्वल्लति) दौड़ना दे० 'श्वल | 
ब्वशुरः | श॒ आश अइन॒ते आश-+अशू--उरच्‌ पषो० | 
ससुर, पत्नी या पति का पिता--मनु ० ३।११९ । 
इवशुरकः | श्वशर-कन्‌ | ससुर । 
बदयें: [ व्वश॒सस्याफ््यम--श्वशर--+यत्‌ ] !. साला 
पत्नी या पति का भाई 2. पति का छोटा भाई 
देवर । 
श्वश्र: (स्त्री०) | द्वशुर-ऊरहू, उकार-अकारलोप: | 
सास, पत्नी या पति को माँ--रघु० १४१३ । 
सम०--श्वशुर (पुं०) द्वि० व०) सास और ससुर । 
इवस्‌ (अदा० पर० श्वसितिं, इवस्त--वश्वसित) . साँस 
लेना, सांस निकालना, सांस खींचना . स कमकारभ- 
स्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति - हिं० २।११, रघु० ८॥८७ 
2. आह भरना, हॉँपना, ऊंचा साँस लेना,-- श्वसिति 
विहगवंगं: - ऋंतु० १११३ 3. फत्कार करना, खर्राटे 
भरना, प्रेर०--- (इवासयति-ते ) साँस दिलाना, जीवित 
रखना, आ--, 7. सांस लेना, महावीर० ५॥५१ 
2. सांस लेने लगना, साहसी बनना, हिम्मत करना 
मेघ० ८ 3. पुनर्जीवित करना - भट्ठि० ९॥५६, 
(प्रेर०) सांत्वना देना आराम देना, प्रसन्न करना 
उद्‌---, . सांस देना, जीना वेणी० ५।१५, मन ० 
३।७२ 2. उत्साह बढाना, जी उठना, हिम्मत बाँधनां 
कि० ३।८, शि० १८।५८ 3. खुलना, खिलना, 


१३९ 


(जैसे कमल का )--शि० १०।५८, १११५ 4. हांपना, 
गहरा सांस लेना--भट्टि ० ६॥१२०, १४।५५ 5. ऊचा 
सांस लेना, घड़कना 6. उन्म॒क्‍त होना, नि-- निस॑-- 
आह भरना, ऊंचा साँस लेना, बि---, विश्वास 
करना, भरोसा करना, विश्वास रखना (प्राय: अधि० 
के साथ )-पूंसि विश्वसिति कुत्र कुमारी-- नं० ५१११० 
--कु० ५।१५, (कभी कभी संबं० के साथ ) 2. सुरक्षित 
रहना, निर्भय या विश्वस्त होना--विशदव्वसे पक्षिगण 
समन्तात्‌-- भट्टि० ८।१०५, समा--, साहसी होना, 
हिम्मत बांधना, ढाढ़स रखना (प्रेर०) सांत्वना देना 
प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना । 
इवस्‌ (अव्य०) [ आगामि अहः पृषो० ] १. आने वाला 
कल,-वरमद्य कपोतो न बवो मयर:-सुभा० 2. भविष्य 
_त्काल (समास के आरंभ में ) । सम०--भूत (वि०) 
(इ्वोभूत ) कल होने वाला -,वसीय,-वसोयस्‌ (इवोव- 
सीय, श्वोवसीयस ) (वि०) प्रसन्न, शुभ, भाग्यशाली 
(नपृं०) प्रसन्नता, सौभाग्य,--श्रेयस्‌ (श्वः श्रेयस ) 
(वि०) प्रसन्न, समृद्धि, (सम) . प्रसन्नता, समद्धि 
ब्रह्मा या परमात्मा का विशेषण ! 


इवसनः [श्वसित्यनेन-श्वस --ल्यट | 4. हवा, वाय,-श्वसन- 
सुरभिगन्धि:--शि० ११।२१ 2. एक राक्षस का नाम 
जिसे इन्द्र ने मार गिराया था---, नन्त . इवास, साँस 
लेना, सांस निकालना-- श्वसनचलितपल्लवाघरोष्ठ 
--कि० १०।३४, रत्न० २।॥४, (यहाँ यह प्रथम अर्थ 
भी प्रकट करता है) शि० ९॥५२ 2. आह भरना 
--कि० २।४५ । सम०--अदानः साँप,-- ईइवरः 
अर्जुन वक्ष,--उत्सुक: साँप,---ऊमिः (स्त्री०) हवा 
का झोंका । 

इवसित (भू० क० कृ०) [ श्वस-|-क्त ] . साँस लिया 
हुआ, आह भरी हुई 2. सांस लेने वाला,-- तम्‌ 

सांस लेना, सांस निकालना 2. ऊंचा सांस लेना । 


श्वस्तत (वि०) (स्त्री०--नी) द्वस्त्य (वि०) [ ए्वस 
+ट्यूल, तुट श्वस-|-त्यप वा] आगामी कल से 
संबंध रखने वाला, भावी, आगे आने वाला । 

इवाकर्ण: [ शनः कर्ण: ब० त०, अन्येषामपीति दीघं:] कुत्ते 
का कान । 

इवागणिकः [ श्वगणन चरति--श्वगण--ठज्ण | कुत्त 
रखने वाला, कुत्ते पाल कर अपनी जीविका चलाने 
वाला । 

इ्वादन्तः [ शनो दनन्‍्तः ष० त०, अन्येषामपीति दीघे: ] कुत्ते 
का दाँत । 

इबानः | र्वव-अण्‌ न टिलोप: ] कुत्ता। सम०- निद्रा 
कुत्त की नींद, बहुत हलकी नींद,--बंखरी कऋद्ध कृत्त 
का ग्र्राता । 

दयापद (वि०) (स्त्री०- दो) [ शुन इव आपद अस्मात्‌ 


( (१०४२ ) 


ब० स, इवन+-आपद--अच्‌, ] वर्बर, हिस्र, -दः 
. शिकारी जानवर, जंगली जानवर 2. बाध । 

श्वापच्छ: --च्छम [ शनः पुच्छम -ष० त०, नि० दीघे ] 
कुत्ते की पूंछ, दम । 

श्वाधिध्‌ (पुं०) [| शुना आविधष्यते-श्वन्‌ू--आ--व्यध्‌ 
-+क्विप | साही, शल्यक । 

इवास: | र्वस--घञ | साँस लेना, साँस, श्वासप्रश्वास 
क्रिया, ऊंचा साँस -अद्यापि स्तनवेपथं जनयतिद्वास' 
प्रमाणाधिक: -श० १।२९, कु० २।४२ 2. आह, 
हाँपना 3. हवा, वाय 4. दमा । सम ० -- कासः दमा 
--रोघः साँस का रोकना, - हिक्‍्का एक प्रकार को 
हिचकी, --हेतिः (स्त्री०) नींद । 

इ्वासिन (वि०) [श्वास--इनि] साँस लेने वाला-(पुं०) 
!. हवा, वाय 2. श्वास लेने वाला जानवर, जीवित 
प्राणी 3. जो फुत्कार को घ्वनि के साथ (वर्ण) 
उच्चारण करता हूं । 


श्वि (भ्वा० पर० रवयति, शून) 7. विकसित होना, 
बढ़ना (आलं० से भी) सूजना (जैसे आँख का) 
-रुदतो5शिश्वियच्चक्ष्‌ रास्यं हेतोस्तवाश्वयीत्‌ - भट्टि० 
६१९, ३१, १४७९, १५।३० <. फलना-फूलना 
समद्ध होना 3. जाना, पहुंचना, अभिमख चलना 
उद्‌ --, सूजना, बढ़ना, विकसित होना ---प्रवलरुदितो- 
च्छ्ननेत्र (मुखम्‌ )--मेघ० ८४ 2. घमण्डी होना 

घमण्ड से फल जाना । 

शिवित्‌ (म्वा० आ० ख्वेतते) श्वेत होना, सफ़ेद होना 
-व्यतिकरितदिगन्ता: श्वेतमानयेशोंभि: - मा० २९ । 

दिवत (वि०) [श्वित्‌+क] सफ़ंद । 

श्विति: (स्त्री०) [रिवित्‌-+-इन्‌ | सफ़ेदी । 

श्वित्य (वि०) [शिवत्‌-यत्‌] सफ़ेद । 

श्वित्रम [दिवत्‌+रक ] . सफ़ेद कोढ़ 2. फुलवहरी, कोढ 
का दाग (त्वचा पर )-तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्य दुष्ट 


कथंचन । स्याद्वपु: सुन्दरमपिः दिवत्रेणकेन दुभंगम्‌ 


“5 कीव्या ० १]७ । 

दिवत्रित्‌ (वि०) (स्त्री०-णो) [ शिवत्र--इनि ] कोढ़ के 
रोग से ग्रस्त (पु०) कोढ़ी । 

श्विन्द (म्वा० आ० रिवन्दते ) सफेद होना । 

दवेत (वि०) (स्त्री ०-ता,-ती ) [श्वित#घज्म , अच वा] 


६. ता >>] 


१।१४,--तः 7. सफ़ेद रड्ढ 2. शद्ध 3. कौड़ी 4. रति 
कट पौधा 5. शत्र ग्रह, शक्र ग्रह को अधिष्ठात्री देवता 
6. सफ़ेद बादल 7. जीरा 8. पर्वतश्रेणी दे० कुलाचलरू 
या कुरूपवत 9. ब्रह्माण्ड का एक प्रभाग,--तम्‌ चॉँदी ! 
सम० - अम्बरः,--वासस्‌ (पं०) जन सन्यासियों का 
एक सम्प्रदाय, - इक्षः एक प्रकार का ईख, गन्ना,-उदरः 
कुबेर का विशेषण, - कमलूस, पहाम्‌ सफेद कमल. 
कुड्जर: इन्द्र के हाथी ऐरावत का विशेषण,-दक्षुष्ठम्‌ 

सफ़ेद कोढ़,--केतु: बौद्ध श्रमण या जनसाध ,-- कोल 
एक प्रकार को मछली, शफर, गजः टदिपः . सफेद 
हाथी 2. इन्द्र का हाथी, गरुत (पुं०) गरुतः हंस, 
- छदः . हंस 2. एक प्रकार की तुलसी, सफ़द 
तुलसी, द्वीफ: इस महाद्वीप के अठारह लघ प्रभागों 
में से एक,--धातुः !. सफ़्द खनिज पदार्थ 2. खड़िया 
मिट्टी, 3. दृधिया पत्थर, धामन (पुं०) 7. चाँद 
2. कपूर 3. समद्रफेन, --नोलः बादल,-पत्र: हंस, रथ 
ब्रह्मा का विशेषण, पाटला श्वृज्भवल्ली का फूल 
>पिड्ः सिह,-पिद्धलः . सिंह 2. शिव का विशेषण 
- सरिचम सफ़ंद मिचचे,-- माल: . बादल 2. घ॒आँ 
--रक्‍तः गुलाबी रड्र,--रहझ्जनम्‌ सीसा, - रथः शक्र- 
ग्रह, - रोचिस्‌ (पुं०) चन्द्रमा,--रोहितः गरुड़ का 
विशेषण,--वल्कलू: गूलर का पेड़, - वाजिन (पुं०) 
. चन्द्रमा 2. अर्जुन का विशेषण,--वाह (पुं०) इन्द्र 
का विशेषण, बाहः . अर्जुन का विशेषण 2. इन्द्र का 
विशेषण, बाहनः /. अर्जुन का विशेषण 2. चन्द्रमा 
3. समद्री दानव, मगरमच्छ, घड़ियाल, वाहिन (पुं०) 
अजुन का विशेषण,-शुद्भ:,-शेड्भः जौ, -हयः . इन्द्र 
का घोड़ा 2. अर्जन का विशेषण,-हस्तिन्‌ (पु०) इन्द्र 
का हाथी एरावत ! 

इवेतकः [श्वेत--- कन ] कौोड़ी, कम चाँदी | 

इवेता [श्वित्‌--अच +टाप्‌] . कौड़ी 2. पुननंवा 3. सफ़ेद 
दूब 4. स्फटिक 5. रवेदार चीनी 6. बंसलोचन 
7. अनेक पौघों के नाम (र्वेत कण्टकारी, श्वेत बृहती 
आदि ) 

इवेतोहो (स्त्री०) [र्वेतवाह-+-झ्ीष | इन्द्र की पत्नी, शची। 

ब्वेत्रम (नपुं०) सफ़ेद कोढ़ । 

श्वत्यम [श्वेत+ष्यञा | . सफ़ेदी 2. सफेद कोढ़ । 


सफ़ेद,-तत: ब्वेतहंयर्यक्ते महति स्यन्दन स्थितो-भग० | ब्वेत्रम, श्वम्यम्‌ [दिवित्र--अण, ष्यज्य वा] सफ़ंद कोढ़ । 


७७ ंज आओ जे >> जल 


पं 


वि०-बहुत सी धातुएँ जो स से आरंभ होती हैं, धातु 
पाठ में 'पब्‌ पूृवेक लिखी जाती हं जिससे कि यह 
प्रकट हो सके कि कुछ उपसर्गों के परचात्‌ 'स बदल 


कर प्‌ हो जाता है । इस प्रकार की धातुए 'स' के 
अन्तगंत ही अपने उचित स्थान पर मिलंगी । 
ष॑ (वि०) [ सो+-क, पृषो० पत्वम ] सर्वोत्तम, सर्वो- 


( १०४३२ ) 


त्कुष्ट, -षः . हानि, विनाश 2. अन्त 3. शेष, अव- 
शिष्ट 4. मोक्ष । 


घटक (वि०) [ षड़्भिः क्रीम्‌ू--षष्‌-- कन्‌ | छः: गुना, 


>कम्‌ छः की समष्टि--मासषट्क, उत्तर षट्क 
आदि । 


षड़धा दे० षोढा । | 
घण्ड: | सन-+ड, पृषो० षत्वम्‌ |] . साँड़ 2. नपुंसक 


(भिन्न-भिन्न लेखकों ने नपुंसकों के १४ से २० तक 
अनेक भेद लिखे हैं) 3. सम्‌ह, समुच्चय, संग्रह, ढेर, 
राशि, (इस अथ में नपुं० भी ) --कलरवमपगीते षट- 
पदौधेन धत्त: कुमुदकमलषण्डे तुल्यरूपामवस्थाम-शि० 
११।१५, तु० खंड भी । 


षण्डक: | षण्ड--कन्‌ | नपुंसक, हिजड़ा । 


षण्डालो | षण्ड---अल--अच्‌ --डीष | . तालाब, जोहड़ 


2. व्यांभचारिणी या असती स्त्री । 


घषण्ठ: | सन्‌--ढ, पृषो० षत्वम ] . नपंसक, हिजड़ा, 


- याज्ञ० १।२१५ 2. नपुंसकलिग - निवेश: शिविर 
षण्डे--अमर० । सम० - तिरूः बंध्य तिल, वह तिल 
जो उग न सके । 


(संख्या० वि०) [ सो-+-क्विपू, पृषो० ] (केबल 
ब० व० में प्रयुक्त कतृ ० षट्‌, संबं ० षण्णाम्‌ ) छः-मन्‌ ० 
१(१६, ८।४०२३॥। सम०-अक्षोणः (षडक्षीण:) मछली, 
-अडगम्‌ समष्टि रूप से ग्रहण किये गये शरीर के छ: 
भाग--जंधं बाहूु शिरोमध्यं षडद्भमिदमच्यते 
2. वेद के छः अंग सहायक भाग,--शिक्षा कल्पो 
व्याकरण निरुक्‍्तं छनन्‍्दर्सां चिति:। ज्योतिषामयनं 
चव षडज्भो वेद उच्यते, दे० 'वेदांग' भी 3. छः शुभ 
वस्तुएं -अर्थात्‌ गोमाता से प्राप्त छः पदार्थ-गोमत्र 
गोमयं क्षीरं सपिदेंधि च रोचना। पषडंगमेतन्मांगल्य॑ 
पठितं सर्वदा गवाम्‌ -अडध्नरिः (षडड़त्रिः) भौंरा, 
अधिक (वि०) (षडधिक) वह जिसमें छः: अधिक 
हों, -मा० ५११,--अभिज्ञ: (षडभिज्ञ:) देवरूप बौद्ध 
महात्मा,---अश्ञीत (वि०) 
“अशीतिः (स्त्री०)) (षडशीति:) छद्ासी,-- अहः 
(पडहः:) छः दिन का समय या अवधि, - आननः 
-“-वकत्रन्‍,--वदनः (षडाननः, षड़्वकत्रः, षड़्वदनः) 
कातिकेय के विशेषण --षडाननापीतपयोधरासु नेता 
चमूनामिव क्ृत्तिकासु - रधु० १४।२२,-- आस्नायः 
(षडाम्नायः ) छः: तन्त्र,--ऊषणम्‌ (षड़षणम्‌ ) समष्टि 
रूप से ग्रहण किये हुए छ: मसाले--पंचकोल स मरिचं 
पड़ूषणमुदाहतम्‌,-- -कर्ण (वि०) (षटकर्ण) छः कानों 
से सुना गया, अर्थात्‌ वक्‍ता और श्रोता के अतिरिक्त 
किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी सुना गया, एक से 
अधिक श्रोताओं को सुनाया गया (परामश, भेद 
आदि )-षट्कर्णो भिद्यते मन्त्र:-- पंच० १॥९९, ('णं:) 


(षडशीत ) छचासीवाँ, 


एक प्रकार को वीणा,--कमंन्‌ (नपुं०) (षटकमंन ) 
. ब्राह्मणों के लिए विहित छः: कतेंव्य--अध्यापन- 
मध्ययनं यजनं याजनं तथा। दान प्रतिग्रहरचेव 
षट्कर्माण्यग्रजन्मन: --- मनु० १०।७५ 2. छः कर्म जो 
ब्राह्मण की जीविका के लिए विहित हैं-- उज्छं प्रति- 
ग्रहो भिक्षा वाणिज्यं पशुपालनम्‌ । क्ृषषिकर्म तथा 
चेति षट्कर्माण्यग्रजन्मनः 3. जादू के छः करतब 
शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन तथा 
मारण 4. योगाभ्याससंबंधी छः क्रियाएँ--धौतिवंस्ती 
तथा नेती (नौलिकी) त्राटकसतथा । कपालभाती 
चतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ ऐ(पुं०) ब्राह्मण, 
“कोण (वि०) (षटकोण) . छः कोणों से यक्‍त 
(णम्‌) !. पड़भुज, छः कोनिया 2. इन्द्र का वचज्ञ, 
- गवम्‌ (षडगवम्‌) . छ: बलों की जोड़ी 2. वह 
जुवा जिसमें छः: बल जोते जायं (कभी कभी अन्य 
जानवरों के नाम पर) उदा० "हस्ति, “अइ्ब छ: 
हाथी छः घोड़े आदि,--गृुण (वि०) (षड़गुण) . छः: 
गुना 2. छः: विशेषणों से युक्त (णम) . छः गुणों 
का समुदाय 2. किसी. राजा की विदेशनीति में प्रयो- 
क्तव्य छ: उपाय -दे० “गृण' के अन्तर्गत (२१), 
तु० 'षाडगुण्य के साथ भी, - ग्रन्थि (वि०) (षड़- 
ग्रन्यि) पिप्परामूल,-- ग्रन्थिका (षटग्नन्थिका) शटी, 
आमाहल्दी, - चक्रमू ( षट्चक्रम ) शरीर के छ: 
रहस्यमय चक्र (मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपूर, अना- 
हत, विशुद्ध और आज्ञा ),--चत्वारिशत (षदचत्वा- 
रिशत्‌ ) छालीस,--- चरण: (षदट्चरण: ) . मधमक्खी 
2. टिड्डी 3. जूं, जः (घडजः) भारतीय स्वरग्रामः 
के सात प्राथमिक स्वरों में से चौथा स्वर (कुछ के 
अनुसार पहला ) क्योंकि यह स्वर छः अंगों से व्यत्पन्न 
हैं - नासांकंठमुरस्ताल जिह्ठां दन्तांइ्व संस्पृशन । 
षड़ज: संजायते (षडभ्यः संजायते) यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
षड्ज इति स्मृतः, कहते हैँ कि मोर के स्वर से यह स्वर 
मिलता-जुलता हूं, -- षड़॒जं॑ रौति मय्रस्तु-- नार० 


 षड़जसम्वादिनी: केका: द्विधा भिन्ना: शिखण्डिभि: 


” रघु० १।३९, - त्रिशत्‌ (स्त्री०) (पषर्दत्रिशत) 
छत्तीस ( षटत्रिश ) ( वि० ) छत्तीसवाँ,--दर्शनम्‌ 
( षड्दशनम्‌ ) हिन्दू दर्शन के छ: मुख्य शास्त्र 
“ सांख्य, योग, न्याय, वशेषिक, मीमांसा और 
वेदान्त,--बदुर्गम (बड़्दुगंम) छः: प्रकार के गढ़ों की 


समष्टि - धन्वदुर्ग महीदुर्ग गिरिदर्ग तथेव च ! 


मनुष्यदु्ग मुृददुर्ग॑ वनदुर्गमितिक्मात्‌-- नवतिः 
(षष्णवति:) छदानवे, - पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) (षट- 
पञ्चाहत्‌ ) छप्पन,-पदः (षट्पदः) . भौंरा-न पडकजं 
तद्यदलीनषट्पदं न षट्पदोझसौ न जुगुझ्ज यः कलम्‌ 
“-भट्टि० २१९, कु० ५१९, रघृ० ६।६९ 2.जूं 


हि 


$ १०४४ ) 


अतिथि: आम का वृक्ष, आनन्वव्धन: अशोक या 
किकिरात वक्ष, ज्य (विग्वोजिसकी डोरी भौोरों 
से बनी ह (जंसे कि कामदेव का घनष्‌ )--प्राय- 
इचापं न वहति भयान्मन्मथः षटपदज्यम्‌ - मेघ० ७३ 
”प्रियः नागकेशर नाम का वक्ष, - पदी (बटपदों) 


(पद्प्रज्ञ:) जो छः: विषयों से सुपरिचित है अर्थात्‌ 
चार पुरुषार्थ ।धमं, अथथ, काम, मोक्ष) या मानव- 
जीवन के उहृश्य और लोकप्रक्वति, ब्रह्मप्रकति-- धर्मार्थ - 
काममोक्षेषु लोकतत्त्वाथयोरपि। षटसु प्रज्ञा तु यस्यासौ 
पटप्रज्ञ  परिकीतितगगगा 2:विलासी, कामासक्त पुरुष 
“बिन्दु: (पंडबिन्द:) विष्ण का विशेषणा- भाग: 
(घड़भाग:) छठा भाग, है भाग -- श० २।१३, भन॒ ० 
७।१२१, ८।२३, भज (वि०) (षडभुज) . छ 
हैँ सहायक जिसके, छ: कोनों वाला, (ज:) षटकोण 
(जा) !. दुर्गा का विशेषण 2. तरब॒ज, मास 
( पण्मास:) छः: महीने का समय,--मासिक (वि०) 
(षाण्मासिक) छमाही, अध॑वाधिक, - मुख: (धण्मुख:) 
कारतिकेय का विशेषण ---रघृ० १७।६७, (-खा ) तर- 
बूृज़,---रसम्‌--रसाः (पुं० ब० व०) (षंड्सम्‌ आदि) 
छ: रसों की समष्टि _ दे० 'रस' के अन्तर्गत, रात्रम्‌ 
(धडात्रम) छ: रातों का समय या अवधि,--वगः 
(घड्वर्गं:) . छः वस्तुओं की समष्टि 2. विशेष रूप 
से मनष्य के छः शत्र, ('षडिपु' भी कहते हैं) -- काम 
क्रीघस्तथा लोभो मदमोहों च मत्सर:। कृतारिषड्वर्गे- 
जयंन-कि० १९, व्यजेष्ट पड़वर्गंम- भट्टि० १२, 
--विज्ञतिः (स्त्री०)) (षड्विशतिः:) छब्बीस (षड़- 
विद छब्बीसवाँ),--विध (षंड़विघ) (वि०) छः 
प्रकार का, छः गुना -- रघ० ४।२६,-- षष्टि: (स्त्री०) 
(पड्षष्टि:) छासठ,--सप्तति:ः [पट्-सप्ततिः) 
छिह्त्तर । 


षष्टि: (स्त्री०) [षडगणिता दशति: नि०] साठ--मनु० 
२।७७, याज्ञ. २३।८४, तम्त साठवाँ। सम०--भाग 
शिव का विशेषण,-मत्तः साठ वर्ष को आय का हाथी 
जिसके मस्तक से मद चूता हे, योजनो ((्त्री 
साठ योजन का विस्तार या यात्रा, -- संवत्सर: साठ 
वर्ष की अवधि या समय,--हायन्‌ः . (साठवर्ष की 
आय का ) हाथी 2. एक प्रकार का चावल । 

घष्ठ (वि०) (स्त्री० -ष्ठो) [षण्णां प्रण: षष्‌+-डट 
व॒क] छठा, छठा भाग --पष्ठ तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदया- 
त्पतकाद्दनात्‌ मन० ९॥।१६४, ७।२३० भाग 
+विक्रम० २।१, रघ० १७।७८। सम०-- अंश 
. सामान्य छठा भाग--याज्ञ ० २।३५ 2. विशष कर 
उपज का छठा भाग जिसको कि राजा अपनी प्रजा से 
भूमिकर के रूप में ग्रहण करता हूं - ऊधस्यमिच्छामि 

कर 


तवोपभोक्‍त षष्ठांशमुर्न्या इव रक्षिताया:--रघु ० २। 
६६, (उपज के भिन्न भिन्न भेद जिनके छठे भाग का 
अधिकारी राजा हँ--मन्‌ ० ७।१३ १-२ में बताये गये 
बेटे 
) वबत्ति: उपज के छठ भाग का अधिकारी राजा 

--पष्ठांशवत्तरपि धर्म एष:-श० ५।४,--- अनज्नम छठा 
भोजन, काल: तीन दिन में केवल एक बार भोजन 
करने वाला, जेसा कि प्रायव्चित्तस्वरूप किया 
जाता हे । 

षष्ठो | षष्ठ-|डीप ] !. चान्द्रमास के किसी पक्ष की छठ 
2. (व्या० में) छठी विभक्त या सम्बन्ध कारक 
3. कात्यायनी के रूप में दुर्गा का विशेषण, जो 
सोलहा दिव्य मातकाओं में से एक ह। सम० 
-- तत्पुरुष: छठी विभक्ति के लोप वाला तत्पुरुष 
समास, एसे समास में विग्रह करने पर पहला पद 
सर्देव छठी विभकति का होता हूं,- पूजनम, - पूजा 
बालक उत्पन्न होने के छठ दिन छठी देवी की पूजा 
करना । 

पहसातुः | सह--आन्‌, असुक, पृषो० पत्वम्‌ ] !. मोर 
2. यज्ञ । 

घाट (अव्य०) | सह +-ण्वि, पृषो० पत्वं टत्वम सम्बोधक 
अव्यय । 

पाटकौशिक (वि०) (स्त्री०--की) [ षटकोश--ठक | 
छः तहों में लिपटा हुआ । 

घाव: | षड--अव--अच्‌ ततः स्वार्थ अण्‌ ] ॥. राग, 
मनोवेग 2. गाना, संगीत 3. (संगीत में) एक राग 
जिस में संगीत के सात स्वरों में से छः स्वर प्रयक्त 
होते हँ--पंचम: पज्चभिः: प्रोक्‍्त: स्वर: षड़भिस्तु 
षाडव: । 

बाडगण्यम [| पडगण--ष्यञा | . छः गणों की समरष्टि 
2. राजा के द्वारा प्रयक्‍त छ: यक्तियाँ, राजनीति के 
छ: उपाय,-शि० २॥९३, दे० 'गण' के अन्तगंत 3. छ 
से किसी संख्या का गुणन । सम० - प्रयोगः राजनीति 
के छ: उपाय, या छ: यक्तियों का प्रयोग । 


धाण्मातुरः | षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌, षण्मात+-अण्‌ 
उत्व, रपर ] छः: माताओं वाहा, कातिकेय का 
विशेषण । 

पाण्मासिक (वि०) (स्त्री०--की) | षण्मास--ठक | 
. छमाही, अर्धवाधिक 2. छः: महीने का,-- मौबितका- 
तां षाण्मासिकातामू--विद्ध »" १।१७। 

षाष्ठ (वि०) (स्त्री०--ष्ठी) [ षष्ठ--अण्‌ स्वार्थ ] 
छ्ठा । 

घिड़ग:ः [| सिट-+-गन्‌, पृषो ० षत्वम ] . विलासी, ऐयाश 
कामक, कामासक्त 2. प्रेमनिपुण, असंगत प्रेमी 
विट--षिडगरगद्यत ससंभअ्रममेव काचित-शि० 
५।३४ | 


( १०४५ ) 


षः [ सु--ड॒, पृषो० षत्वम्‌ ] प्रसृति, प्रजनन । 
पोडद (वि० ) (स्त्री०-ज्ञी) [ षोडशम्‌ --डट | 


--उपचारः (पुं०, ब० व०) 
श्रद्धांजछि अपित करने की सोलह रीतियाँ, जिनकी 
गिनती यह हे--आसनं स्वागतं पाद्यमध्यमाचमनी- 
यकम्‌ । मधपर्कांचमस्नानं कसनाभरणानि च। 
गंधपुष्पे धूपदीपो नंवेद्यं वन्दन॑ तथा,-- कलः चन्द्रमा 
की सोलह कलाएँ, जिनके नाम यह हँ-- अमृता 
मानदा पृषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धतिः। शशिनी 
चन्द्रिका कान्तिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरिव च। अज्भुदा 
च तथा पूर्णाम्ता षोडश व कला:,-- भुजा दुर्गा की 
एक मति,--मातका (स्त्री०) ब० व०, सोलह दिव्य 
माताएँ - जिनके नाम निम्नांकित हें--- गौरी पद्मा 
शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वघा 
स्वाहा मातरो लोकमातरः। शान्तिः पुष्टिधृति- 
स्तुष्टि: कुलदेवात्मदेवता: ।॥। 

षोडदाधा (अव्य०) [ षोडशन्‌--घाच्‌ ] सोलह प्रकार से । 


न्त 


स॒ (अव्य०) सह, सम, तुल्य या सदश, और एक अथवा 
समान शब्दों के स्थान पर आदेश होने वाला उपसग, 
जो विशेषण अथवा क्रियाविशेषण बनाने के लिए 
संज्ञा शब्दों के साथ समास में प्रयुक्त होकर निम्नांकित 
अर्थ प्रकट करता हैँ (क) के साथ, मिला कर, के 
साथ साथ, संयूकक्‍्त होकर, यूक्‍त, सहित-- सपुत्र, 
सभाय, सतृष्ण, सधन, सरोषम्‌, सकोपम्‌, सहरि आदि 
(ख) समान, सद॒श, सघमंन्‌ समान प्रकृति का, 
इसी प्रकार सजाति, सवर्ण (ग) वही, सोदर, सपक्ष, 
सपिड, सनाभि आदि, (पु०) . साँप 2. वायु, हवा 
3. पक्षी 4. 'षड॒ज' नामक संगीत स्वर का संक्षिप्त 
5. शिव का नाम 6. विष्णु का नाम । 

सयः [ सम्‌-|-यम्‌ -|/ड ] कंकाल, पंजर । 

संयत्‌ (स्त्री०)) [ सम्‌+-यम्‌+विवप्‌ | युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई-- यः संयति प्राप्तपपिनाकिलील: -- रघु० ६।७२, 
७|३९०, १८।२०, कि० १।१९, शि० १६।१५ | सम० 
- बरः राजा, राजकुमार । 


संयत (भू० क० कृ०) [ सम्‌+यम्‌-क्त ] 4. रोका ' 


ना “2 भा... आरा गा गन" मी --.ल्‍बन...-....-..0.. आर. आरा" नारा" "नह ग----.+-3.---पााााााााााााााााााा गत 
>> मा.......आआ... पर" नाह "हनी." " "राग" "9..." 


घोडशिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ षोडशन्‌--ठक |] 
सोलह भागों से युक्त, सोलह गुना षोडशिको 
देवतोपचार: । 

घोडशिन (पूं०) [ षोडशन्‌ --इनि ] अग्निष्टोम यज्ञ 
का रूपान्तर । 

षोढा (अव्य ०) [षष्‌--धाच्‌, षष उत्वम्‌, घस्य ष्ट्त्वम्‌ ) 
छः: प्रकार से। सम० - न्यासः मंत्र पढ़ते हुए शरीर 
स्पर्श के छः प्रकार,- मलखः छ: मुंह वाला, कार्तिकेय, 
“द्रोढा जनोजेनितषोढामुखः समिति वोढा सा 
हाटकगिरे:--अश्व० ७ । 

ष्ठिव (भ्वा० दिवा० पर० ष्ठीवति, ष्ठीव्यति, ष्ठ्यूत) 
. थूकना, मुंह से खलार निकालना, 2. राल टपकना, 
-भट्ठटि० १२।१८, नि , [. प्रक्षेपण करना, निकालना, 
घकेलना --दहय० ४।४, रघु० २७५ भट्टि० १४।१००, 
१७।१०, १८।१४, काव्या० १।९५ 2. मुह से खखार 
निकालना मनु० ४॥१३२, याज्ञ ० ३।२१३। 

प्ठीवनमू, ष्ठेवनस्‌ [ ष्ठीव+ल्युटू, ष्विव-ल्युद्‌ | 
. थूकना 2. लार, थूक, खखार । 

ष्ठयूत (भू० क० कृ०) [ ष्ठिव्‌-+- क्त, ऊ | थूका हुआ, 
खखारा हुआ । क्‍ 

प्वक्क, ष्वस्क (भ्वा० आ० ष्वक्कतें, ष्वस्कते) जाना, 
हिलना-जुलना ॥ 


हुआ, दबाया हुआ, वश में किया हुआ 2. जकड़ा 
हुआ, एक स्थान पर बाँधा हुआ 3. बड़ियों से जकड़ा 
हुआ 4. बन्दी, क्दी, कारावासी--रघु० ३।२० 
5. उद्यत, तंयार 6. व्यवस्थित, दे० सम्‌ पूर्वक 'यम्‌ । 
सम०--अञज्जलि (वि०) जिसने विनम्र प्राथना के 
लिए हाथ जोड़े हुए है,-- आत्मन्‌ (वि०) जिसने मन 
को वश में कर लिया हैं, नियंत्रितमना, आत्मनिग्रही । 
-- आहार (वि०) मिताहारी,--उपस्कर (वि०) 
जिसका घर सुव्यवस्थित हो, जिसके घर का सामान 
सब क्रमपृवंक रक्‍्खा हो, - चेतस्‌,  मनस्‌ (वि०) 
मन को नियन्त्रण में रखने वाला, - प्राण (वि०) 
जिसका द्वास नियंत्रित किया हुआ हू, प्राणायाम का 
अभ्यास करने वाला,--वाच (वि०) मूक, मौन रहने 
वाला, मितभाषी । 

संयत्त (वि०) [| सम+यत्‌+क्त | !. सन्नद्ध, तत्पर, 
तैयार - महावीर० ५॥५१ 2. सावधान, सतर्क । 

संयमः [ सम्‌--यम्‌--अप्‌ ] . प्रतिबंध, रोकथाम, नियं- 
त्रण-्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्मति-भग० 


( १०४६ ) 


४२६, २७ 2. मन की एकाग्रता, योग की अंतिम 
तीन अवस्थाओं को प्रकट करने वाला शब्द--धा रणा- 
ध्यानसमाधित्रयमन्तरज्भ संयमपदवाच्यम्‌ -- सर्व ०, कु ० 
२।५९ 3. धामिक ब्रत 4. घाभिक भक्ति, तपस्साधना, 
““शा० ४॥१९ 5. दयाभाव, करुणा की भावना । 

संयमनम [ सम्‌-+यम्‌-ल्यट | !. प्रतिबन्ध, रोकथाम 
2. अंत:क्षण. श० १ 3. बाँधघना--उत्तर० १, 
विक्रम ० ३।६ 4. कंद 5. आत्मोत्सगं, नियन्त्रण 
6. घामिक ब्रत या आभार 7. चार घरों का वर्ग, 
“नः नियामक, शासक,-नी यम की नगरी का नाम । 

संयमित (भू० क० क्ृ०) [ संयम --णिच्‌ - क्त ] 
. नियंत्रित 2. बद्ध, बेड़ी से जकड़ा हुआ 3. निरुद्ध, 
रोका हुआ । 

संयमिन्‌ (वि०) [सम्‌-+यम्‌--णिनि ] दमन करने 
वाला, रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला--(पुं०) 
जिसने अपने आवेगों को रोक लिया या नियंत्रण में 
कर लिया, ऋषि, रंन्यासी रघु० ८।११, भग० 
२६९ । 

संयानः | सम-+या-ल्यूट्‌ ] साँचा,-- नम !. साथ-साथ 
जाना, मिलकर चलना 2. यात्रा करना, प्रगति करना 
3. शव को उठा कर ले जाना । 

संयामः [ सम्‌-- यम्‌ --घछ्ा | दे० 'संयम' । 

संयावः [| सम्‌+यु+घजञ् ] गेहूं के आटे का मिष्टान्न, 
हलुवा--मनु ० ५॥७ । 

संयुक्त (भू० क० क्ृ०) [ सम्‌+यजू-|क्त ] . मिला 
हुआ, जूड़ा हुआ, सम्मिलित 2. सम्मिश्चित, मिला 
हुआ, संपृक्‍त 3. सहित 4. संपन्न, से युक्त 5. अन्वित, 
बना हुआ । 

संयगः [ सम--यज्‌ -+ क, जस्य गः | . संयोजन, मिलाप, 
मिश्रण 2. लड़ाई, संग्राम, युद्ध, संघं--संयुगे सांय- 
गीन॑ तमुग्यतं प्रसोहेत कः-- कु० २।५७, रघृ० ९१९ । 
सम० गोष्पदम्‌ भिड़न्त, नगण्य या तुच्छ झगड़ा, 
मामूली बात पर कलह ! 

संयूज (वि०) [सम्‌+यज्‌-- क्विन ] संबद्ध, संबंध रखने 
वाला शि० १४५५ | 

संयुत (भू० क० कृ०) [सम्‌-+यु-+क्‍त] 7. मिला हुआ, 


एकत्र जोड़ा हुआ, संबद्ध 2. संपन्न, सहित, दे० सम्‌ 


. पूवक यू । 
संयोग: [सम्‌-- यूज -+ घव्ण_] !. संयोजन, मिलाप, मिश्रण, 
संगम, मिलना-जुलना, घनिष्ठता - संयोगो हि वियो- 
गस्य संसूचयति संभवम्‌- सुभा० 2. जोड़ना, 
(वेशेषिकों के चौबीस गुणों में से एक) 3. जोड़, 
मिलाना 4. संचय - आभरणसंयोगा:--मा० ६ 
5. दो राजाओं में किसी एक से समान उद्देश्य के लिए 
मित्रता 6. (व्या० में) संयकत व्यंजन 7. (ज्यो० में) 


दो तारिकाओं का मिलन 8, शिव का विशेषण | 
सम ०--पृथक्त्वम्‌ अनित्य संबंधों का पार्थक्य,-विरुद्धम्‌ 
साथ-साथ मिलाकर खाने से रोग उत्पन्न करने वाला 
खाद्यपदार्थ । 

संयोगिन्‌ (वि०) [संयोग-|-इनि! 
सम्मिलित 2. मिलने वाला । 

संयोजनम्‌ [सम्‌--यज्‌-+ल्यूट | . मिलाप, 
जोड़ना 2. मथुन, संभोग । 

संरक्‍्त (भू० क० कृ०) [सम्‌-रव्ज्‌ू+ क्त] /. रंगीन, 
लाल 2. आवेशपूर्ण, प्रणयागर्नि में दग्ध 3. ऋद्ध, 
चिड़चिड़ा, क्रोघाग्ति से जलता हुआ 4. मोहित, 
म॒ग्ध 5. लावण्यमय, सुन्दर । 

सरक्ष: [सम्‌-+रक्ष-+घरत् | प्ररक्षण, देख-भाल, संघारण । 

सरक्षणम [सम्‌--रक्ष-+ल्यूट| ॥. प्ररक्षण, संघारण 
2. उत्तरदायित्व, निगरानी । 


सरब्ध (भू० क० ०) [सम्‌--रम्भ--क्त] !. उत्तेजित 
विक्षुब्ध 2. प्रज्वलित, संक्षुब्ध, ऋद्ध, भीषण 3. वर्धित 
4. सूजा हुआ 5. अभिभूत । 

सरंभः [सम्‌+ रभ्‌+-घञा , मम] . आरंभ 2. हुल्लड़, 
खलबली, उग्रता, प्रचण्डता- -श० ७ 3. विक्षोभ, 
उत्तेजना, हड़वड़ी -कु० ३।४८ 4. ऊर्जा, उत्साह, 
उत्कण्ठा--रघृ० १२९६ 5. क्रोध, रोष, कोप---प्रणि- 
पातप्रतीकारः: संरंभो हि महात्मनाम्‌ - रघृ० ४।६४, 
१२।३६, विक्रम० २।२१, ४।२८ 6. घमंड, अहंकार 
7. शोथ और जलन (फोड़े फुंसी की) । सम ०-परुष 
(वि०) जो गस्‍से के कारण कठोर हो गया हो, 
- रस (वि०) अत्यंत कद्ध, - वेगः क्रोध की उम्रता । 

संरम्भिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [संरम्भ--इनि] !. उत्त- 
जित, विक्षुब्ध, हड़बड़ी से यक्‍क्त -शि० २।६७ 
2. ऋद्ध, प्रकुपित, रोषाविष्ट 3. घमंडी, अहंकारी । 

संराग: [सम्‌- र|ज्ज्‌--घज्य ] . रंगत 2. प्रणयोन्माद, 
अनु रक्ति 3. रोष, क्रोध । 

संराधनम्‌ [सम्‌ + राघ्‌+ल्‍ल्यूट] . प्रसन्‍न करना, मेल- 
करना, पूजा आदि के द्वारा तुष्ट करना 2. सम्पन्न 
करना 3. प्रकृष्ट या गहन मनन । 

संरावः [सम्‌--रु+घजा] !. गूरूगपाड़ा, हल्लागुल्ला, 
शोरगूल 2. कोलाहल । 

संरुण (भू० क० कृ०) [सम्‌ +रुज्‌-+-क्त] जो टुकड़े 
टुकड़े हो गया हो, चर-चूर, छिन्‍्नभिन्‍न । 

संरद्ध (भू० क० कु०) [सम्‌--रुध --कक्‍्त] . रोका गया, 
बाधित, अवरुद्ध 2. रुका हुआ, भरा हुआ 3. घरा 
डाला हुआ, वेष्टित, उपरुद्ध 4. ढका हुआ, छिपाया 
हुआ 5. अस्वीकृत, अटकाया हुआ, दे० सम्‌ पूर्वक 
रुघ्‌। 

संख्ठ (भू० क० कु०) [सम्‌ -रुह+क्त] !. साथ-साथ 


, मिलाया हुआ, 


एक साथ 


( १०४७ ) 


उग्ा हुआ 2. किणान्वित, घाव भरा हुआ, ज॑ंसा कि 
'संरूढब्रण' में 3. फटा हुआ, अंकुर निकला हुआ 
मृकुलित, उपजा हुआ - रघृ० ६।४७ 4. पक्‍का जमा 
हुआ, जिसकी जड़ दृढ़ हो गई हो 5. साहसी 
भरोसे का । 

संरोध: | सम-+रुधष +-घव्म_ ] . पूरी रुकावट या विध्त 
अडचन, रोक, रोक थाम 2. घेराबंदी, घेरना 3. बंधन, 
बड़ी 4. फकना, डालना । 

संरोधनम [ सम्‌--रुध-|-ल्यट |] रुकावट 
रोकना । 

संलक्षणम्‌ [ सम्‌--लक्ष-|)-ल्यूट | निशान लगाना, पहचा- 
नना, चित्रण करना । 

संलग्न (भ० क० कृ०) [ सम्‌+लग्‌--क्त | !. घनिष्ठ 
सटा हुआ, संहत, जुड़ा हुआ 2. गृत्थमगृत्था होना, 
भिड़ जाना । 

संलय: [ सम+ली--अच्‌ ] 7. लेटना, सोना 2. घुल 
जाना 3. प्रलुय । 


संलयनम्‌ [ सम्‌--ली-+ल्यूट ] 4. जुड़ जाना, चिपक 
जाना 2. घल जाना । 

संललित (भू० क० कृ०) [ सम--ललरल--क्त | लाड़ 
लगाया हुआ, प्यार किया हुआ । 

संछाप: | सम-+-लप्‌+-घजञ्म ] 4. समालाप, बातचीत, 
प्रवचन 2. गोपनीय या गप्त बातें, अंतरंग वार्तालाप 

(नाटकों में ) एक प्रकार का संवाद, सम्भाषण । 

“ संलापकः | संछाप-+कन | एक प्रकार का उपरूपक, संवा- 
दात्मक प्रकार का, - दे० सा० द० ५४९ | 

संलोढ (भू० क० कृ०) | समू+लिह +-कक्‍्त ] चाटा 
हुआ, उपभकक्‍त ॥ द 

संलीन (भू० क० कृ०) [ सम्‌--ली--क्त ] . चिपका 
हुआ, जुड़ा हुआ 2. साथ साथ मिलाया हुआ 
3. छिपाया हुआ, गुप्त रक्‍खा हुआ 4. दहला हुआ 
5. सिकुड़ा हुआ, शिकन पड़ा हुआ। सम०--कण 
(वि०) जिसके कान नीचे लटके हों,--मानस (वि० ) 

 खिन्‍नमना, उदास । 


संलोडनस्‌ [ सम्‌-लोड--ल्यंट | बाघा डालना, गड़बड़ 
करना । 

संबत (अव्य ०) [ सम्‌+-वय्‌+क्विपू, यछोप: तुक्‌ च॑ ] 
. वर्ष 2. विशेष कर विक्रमादित्य वर्ष, (जो खीस्ताब्द 
से ५६ वर्ष पूतवं आरम्भ हुआ था । 

संवत्सरः [| संवसन्ति ऋतवो5त्र-- संबस-| सरन्‌ ] 4. व 
2. विक्रमादित्याब्द 3, शिव । सम० - करः शिव का 
विशेषण,- अ्रमि (वि०) एक वै में पूरा चक्‍कर 
करने वाला (सूय), - रथः एक वर्ष में पूरा होने वाला 
माग । 

संवदनम्‌ [| सम्‌-- वद-ल्‍्युट्‌ ] !. वार्तालाप करना, मिल 


ठहराना, 


कर बातें करना 2. समाचार देना 3. परीक्षण, खयाल 
करना 4. जादू मंत्र के द्वारा वश में करना 5. मन्त्र, 
ताबीज्ञ । 

संवरः | सम्‌--व्‌--अप्‌ वा अच्‌ ] . ढकक्‍कन 2. समझ 
3. संपीडन, संकोचन 4. बाँध, सेतु, पुल 5. एक प्रकार 
का हरिण 6. एक राक्षस का नाम- -दे० शंबर, - रम्‌ 
, छिपाव 2. सहनशीलता, आत्मनियंत्रण 3. जल 
4. बौद्धों का एक विशेष धामिक अनुष्ठान । 

संवरणम्‌ [ सम्‌--व्॒‌+ल्य॒ुट्‌ ] !. आवरण, आच्छादन 
2. छिपाव, दुराव--मा० १ 3. बहाना, छलद्मवेश 
-- दे० 'संवर भी । 

संवर्जनस [ सम्‌-+-वज्‌-- ल्यट | 4. आत्मसात्करण 2. उप- 
भोग करना, खा जाना । 

संबते: [ सम-+व॒त्‌--घञा ] 4. मड़ना 2. घुलना, विनाश 
3. संसार का नियतकालिक प्रलुय - महावीर० ६।२६ 
4. बादल 5. (जल से भरा हुआ) बादल 6. संसार 
में प्रलय होने पर उठने वाले सात बादलों में से एक 
7. वर्ष 8. संग्रह, समच्चय । 


संब्तंक: | सम-+-व॒त--णिच+ण्वलू ] 4. एक प्रकार का 
बादल 2. प्रलयाग्नि, विश्वप्रढय के समय संसार को 
भस्म करने वाली आग--इतो5पि वंडवानल; सह 
समस्तसंवरतंक:--भतृ्‌ ० २७६ 3. वड़वानरू 4. बल- 
राम का नाम । 

संवर्तकिन (पुं०) [ संवर्तक-+इनि | बलराम का नाम । 

संबवर्तिका [ संवर्तक--टाप, इत्वम्‌ | 4. कमल का नया 
पत्ता 2. पराग केशर के पास की पंखडी 3. दीप 
शिखा आदि (दीपादे: शिखा--तारा० ) । 

संब्धक (वि०) (स्त्री०--धिका) | सम-+-व॒ध्‌+णिच्‌ 
+ण्वल | !. पूर्ण विकसित करने वाला, बढ़ाने वाला 
2. सत्कार करने वाला, स्वागत करने वाला (अम्या- 
गतों का), आतिथ्यकारी । 


संबंधित (भू० क० कृु०) | सम्‌-+वृघ्‌--णिच्‌--क्त ] 
). पाला-पोसा हुआ, पालन-पोषण किया हुआ 
2. बढ़ाया हुआ 

संवलित (भू० क० कृ०) | सम्‌ू+वलरू+क्त ] . साथ 
मिला हुआ, मिलाया हुआ, मिश्रित मा० ६॥५ 
2. तर किया हुआ,--मा० ४॥९ 3. संबद्ध, संयक्‍त 
4. टटा हुआ उदितोपलस्खलनसंवलिता: (ध्वनय:) 
--कि० ६।४ | 

संबल्गित (वि०) | सम्‌+वल्ग्‌--क्त | पददलित किया 
हुआ, तम्‌ ध्वनि मा० ५११९। ह 

संवसथः [| सम--वस-अथच्‌ ] मिलकर रहने का स्थान 
ग्राम, बस्ती । 

संबहः [ सम--वह -अच्‌ ] वायु के सात मार्गों में से 
तीसरा माग | 


( १०४८ ) 


संबाद: [ सम+वद-+घऊञा ]. मिलकर बोलना, बात | 


चोत, वार्ताल्वाप, कथोपकथन,--महावीर ० १।१२ 
2. चर्चा, वादविवाद 3. समाचार देना 4. सूचना, 
समाचार 5. स्वीकृति, सहमति 6. समनुरूपता, मेल- 
जील, समानता, सादश्य--रूपसंवादाज्च संशयादनया 
पृष्ट:--दश०, (नाद:) चित्ताकर्षी परिचित इव श्रोत्र- 
संवादमति --मा० ५२० । 

संवादिन (वि०) [ संवाद--इनि ] . बोलने वाला, 
बातचीत करने वाला 2. सद॒श, समान,' मिलता- 
जुलता, अनुख्प--षड्जसंवादिनी: केका:--रघु० १। 
३९, अस्मदड्भसंवादिन्याकृतिःः उत्तर ० ६ । 

संवार: [ सम्‌+व्‌+घजञा ] 4. आवरण, आच्छादन 
2. वर्णोच्चारण के समय कण्ठांदिकों का 'संकोचन, 
मन्द उच्चारण (विप० विवार ) 3. न्यूनता 4. प्ररक्षण, 
संरक्षण 5. सुव्यवस्थापन । 

संदास: [ सम्‌+वस-+घऊा ] !. मिलकर रहना 
2, समाज, मण्डली,--पंच ० १।२५० 3. घरेल व्यवहार 
4. घर, आवास स्थान 5. मनोरंजन के या सभा आदि 
के लिए खला मंदान । 

संबाहः [ सम+वह +घजञ_ ] 7. ले जाना, ढोना 
2. मिलकर दबाना 3. मालिश करना, मृट्ठी भरना 
4. वह नौकर जो मालिश करने या मुटठठी भरने के 
लिए रक्‍खा गया हो । 

संवाहकः [ सम+वह +ण्व॒लू ] मालिश करने वाला, 
दे० ऊपर संवाह (4) | 

संवाहनम्‌,-ना [ सम्‌--वह +णिच्‌ --ल्यूट ] 4. बोझा 
ढोना, उठाकर ले जाना 2. मालिश करना, मुट्ठी 
भरना,--उत्तर ० १।२४, मा० ९।२५ । 

संविक्तम [ सम्‌+विज्‌--क्त ] अलग किया 
विशिष्ट । 

संविग्ग [ सम्‌+विज्‌+क्त ] . विक्षब्ध, उत्तेजित, 
अद्यान्त, उद्विग्न, हड़बड़ाया हुआ जेसा कि 'संविग्न- 
मानस में 2. त्रस्त, भीत । 


संविज्ञात (भू० क० क्ृ०) [ सम्‌+विजैज्ञा+क्त ] 
विश्वविदित, सबके द्वारा माना हुआएसवंसम्मता-ः 

संवित्ति: (स्त्री०) | सम-+विद्‌--क्तिन ] . ज्ञान, 
प्रत्यक्षतान चेतना, भावना - दवस्त्वया सुखसंवित्ति: 
स्मरणीयाउघधनातनी-कि ० ११।३४, १६।३२ 2. समझ, 
बुद्धि 3. पहचान, प्रत्यास्मरण 4. (भावना का) 
सांमनस्य, मानसिक समझोता । 

संविद (स्त्री०) [ सम्‌+विद्‌+क्विप्‌ ] . ज्ञान, समझ, 
बद्धि,.-कि० १८।४२ 2. चेतना, प्रत्यक्षज्ञान - मा० 
६।१३ 3. इकरार, वचन, संविदा, अनुबन्ध, प्रतिज्ञा 
-“रघु० ७।३१ 4. स्वीकृति, सहमति 5. माना हुआ 
प्रचलन, विहित प्रथा 6. संग्राम, युद्ध, लड़ाई 7. यद्ध 


हुआ, 


की ललकार, प्रहरी-सकेत 8. नाम, अभिधान 

9. चिह्न, संकेत 0. प्रसन्न करना, खुश करना, 

तुष्टीकरण -- शि० १६।३७ 4. सहानभ ति, साथ देना 

42. मनन 3. वार्तालाप, संछाप 4. भाँग । सम० 

-व्यतिऋम: प्रतिज्ञा भंग करना, संविदा का उल्लंघन । 

संविदा [ संविद्‌+ठाप्‌ ] करार, प्रतिज्ञा, ठेका । 

संविदात (वि०) जानने वाला, प्रतिभाशाली 2. सांसनस्य 
पूण । 

संविदित (भू० क० कृ०) [ सम्‌+विदु+क्त ] . जाना 

हुआ, समझा हुआ 2. पहचाना हुआ 3. खुविदित, 

विश्वुत 4. खोजा हुआ 5. सम्मत 6. उपदिष्ट, समझाया 
बुझाया हुआ--दे० सम्‌ पूर्वक विद,- तम्‌ करार, 
प्रतिज्ञा | 

सबविधा [ सम्‌ू+वि+धा+अडः+ठाप्‌ ] 4. व्यवस्था, 
उपक्रमण, आयोजन-रधु ० ७।१७, १४।१७ 2. जीवन 
यापन का ढंग, जीवनचर्यो के साधन--रघ्‌ ० १९४ । 


संविधानम्‌ [ सम्‌+वि-+-घा-+ल्यूट ] ।. व्यवस्था, प्रबन्ध 
-मा० ६ 2. अनुष्ठान 3. आयोजन, रीति 4. कृत्य 
5. (कयावस्तु में) घटनाओं का क्रम--मा० ६। 

संविधानकम्‌ [संविधान +कन्‌ ] . (कथावस्तु में) घटनाओं 
का क्रम, किसी नाटक की कथावस्तु-अहो संविधान- 

हनी, कम्‌--उत्तर० ३ 2. अद्भूत कर्म, असाधारण घटना। 

संविभाग: [ सम्‌ू+वि+भज+घऊा ] ॥. विभाजन, 
बांटना 2. भाग, अंश, हिस्सा । 

संविभागित्‌ (पुं०) [संविभाग-|-इनि |] सहभागी, हिस्सेदार, ' 
साझोदार । ह 

संविष्ट (भू० क० कृ०) [ सम्‌+विश्+क्त ] 4. सोता 
हुआ, लेटा हुआ--रघु ० १।९५ 2. साथ-साथ घुसा 
हुआ 3. मिलकर बेठा हुआ 4. वस्त्र पहने हुए, कपड़े 
धारण किय हुए । 

संवोक्षणस्‌ [ सम+वि-+ईक्ष -+ ल्यूट ] सब दिशाओं में 
देखना, खोज, खोई हुई वस्तु की तलाश । 

संबोत (भू० क० कृ०) [ सम+व्ये+क्त ] 4. व्त्रों से 
सज्जित, कपड़ें पहने हुए 2. ढका हुआ, लिपटा हुआ, 
अधिच्छादित 3. अलंकृत 4. लपेटा हुआ, घेरा हुआ, 
बन्द किया हुआ, परिवेष्टित 5. अभिमत । 

संव॒क्त (भू० क० कृ० ) [ सम्‌+वृज्‌+क्त ] . खाया 
हुआ, उपभुकत <. नष्ट । 

संबृत (भू० क० कृ०) [ सम्‌।-वृ+क्त ] . ढका हुआ, 
आच्छादित -- मुहुरड्ग लिसंवृताधरोष्ठं (मखम )--श० 
३।२६ <. प्रच्छन्न, गुप्त--श० २॥११ 3. रहस्य 
4. समाप्त, बन्द, सुरक्षित 5. अवकाश्ष प्राप्त, एकान्त- 
सेवी 6. संकुचित, भींचा हुआ 7. बलपू्वंक छीना हुआ, 
जब्त किया हुआ 8. भरा हुआ, पूर्ण 9. सहित, दे० 
सम्‌ पूर्वक व्‌, - तम्‌_. गुप्त स्थान, एकान्त स्थान, 


( १०४९ ) 


गोपनीयता 2. उच्चारण का एक प्रकार ।' सम० 
--आकार (वि०) जो अपनी आन्तरिक भावनाओं 
को बाहर प्रकट नहीं होने देता हे, जो अपने मन के 
विचारों का अता --पता नहीं देता, --मन्त्र (वि०) जो 
अपनी योजनाओं को गृप्त रखता हे--रघु० १॥२० । 

संवतिः (स्त्री०) [सम--व॒--क्तिन] . आवरण, आच्छा- 
दन 2. छिपाव, दबाना, गप्त रखना -कि० १०।४४ 

गृप्त प्रयोजन, अभिसंधि । 

संबत (भू० क० कृ०) [ सम--वृत्‌--क्त | !. हुआ, घटा, 
घटित हुआ 2. भरा गया, सम्पन्न 3. संचित, एकस्थान 
पर राशीकृत 4. बीता हुआ, गया हुआ 5. ढका हुआ 
6. सुसज्जित,--त्तः वरुण का नाम । 

संवृत्ति: (स्त्री०) [ सम्‌-+-वृत्‌ +क्तिन्‌ | 4. होना, घटना 
घटित होना 2. निष्पन्नता 3. आवरण । 

संवद्धि हक क० क्ृ०) [ सम-+-वृष्‌--क्त | 4. पूर्ण- 

बढ़ा हुआ, पूर्ण वृद्धि को प्राप्त 2. ऊँचा या 

लंबा, बढ़ा हुआ, बड़ा विशाल 3. समृद्धिशालो, खिलता 
हुआ, फलता फूलता हुआ । 

संवेगः [ सम-| विजू--घञा_ ] 4. विक्षोभ, हड़बड़ी, उत्ते- 
जना महावीर० १॥३९ 2. प्रचंड गति, शी पत्रगामिता, 
प्रचंडता--उत्तर० २।२४, मा० ५६ 3. जल्‍दी, 
चाल 4. तड़पाने वाली पीड़ा, बेदना, तीक्ष्णता । 

संवेद: [ सम--विद-+घजञ्ा ] प्रत्यक्षज्ञान, जानकारो, 
चेतना, भावना । 

संयवेदनम,- ना | सम--विद--ल्यट | ॥. प्रत्यक्षज्ञान 


जानकांरी 2. तीब्र अनभति, भावना, अनभति 
भोगना --दुःखसंवेदनायव रामे चतन्यमपितम-उत्तर ०» 
१।४७ देना, आत्मसमपंण करना--मुद्रा ० 
१२३ । 


संवेश: [ सम-विश--घधञ्य ] 4. निद्रा, विश्राम--रघ ० 
१।९३ 2. स्वप्न 3. आसन (कुर्सी आदि) 4. मंथन 
संभोग या रतिबंध विशेष । 

संवेशनम [ सम-|-विश--ल्यद | मथन, संभोग । 

संव्यानम | सम्‌--व्य--ल्यट | 4. आवरण, परिवेष्टन 
2. वस्त्र, कपडा, परिधान 3. उत्तरीय बस्त्र - शि० 
१८।६९ । 

संशप्तकः [| सम्यक शप्तमज्भीकारो यस्य कप्‌ | वह योद्धा 
जिसने यद्ध से न भागने की शपथ खायो हो और 
दूसरे योद्धाओं को भागने से रोकने के लिए रक्खा 
गया हो 2. छंटा हुआ योद्धा 3. सहयोगी योद्धा 4. वह 
षड्यन्त्रकारी जिसने किसी को मार डालने का बींडा 
उठाया हो 

संशयः [ सम-- शी-+-अच ] ।. संदेह, अनिश्चिति, चप- 
लता, संकोच, -मनस्तु मे संशयमेव गाहते--कु० ५॥ 
४६, त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न हि. उपपद्यते 


१२३२ 


--भग० ६।३९ 2. शंका, शक 3. संदेह, या अनिर्णय 
(न्या० में) न्‍्यायदशंन में वणित सोलह भेंदों में से एक 
-एक धमिकविरुद्धभावाभवप्रका रक ज्ञान संशयः 4. डर, 
खतरा, जोखिम -न संशयमनारुझ्म नरो भद्राणि 
पश्यति--हि० १।७, याता पुन: संशयमन्यथेव--मा ० 
१०।१२, कि० १३।१६, वेणी० ६।१ 5. संभावना । 
सम०--आत्मन्‌ (वि०) संदेह करने वाला, शंकाशील 
--आपन्न,--उपेत,---स्थ (वि०) संदेहपूर्ण, अनि- 
श्चित, अस्थिर, . गत (वि०) ख़तरे में पड़ा हुआ 
-“श० ६, --छेंदः संदेह का निवारण, निर्णय, 
- छैदिन (वि०) सभी संदेहों को मिटाने वाला, 
निर्णयात्मक---श० ३ । 

संशयान, सशयालू (घि०) [ सम्‌--शी-+-शानच्‌, संशय 
+आलच्‌ ] सन्देहपूर्णं,, अस्थिर, अनिर्चत, 
चंचल । 


संशरणम्‌ | सम्‌-+-श्ू--ल्यूट |] यद्ध का आरम्भ, आक- 
मण, चढ़ाई, घावा । 

संशित (भू० क० कृ०) [ सम्‌+शो--क्त | 4. तेज 

किया हुआ, प्रोत्तेजित किया हुआ 2. तेज्ञ, तीक्षण 
3. स्वेथा पूरा किया हुआ, क्रियान्वित, निष्पन्न 
4. निर्णीत, सुनिश्चित, निर्धारित, निश्चित । सम० 
--अआत्मन्‌ (वि०) जिसका मन सर्वथा परिपक्व या 
अनुशिष्ट हूं, --ब्रत (वि०) जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरो कर ली हू । 

संशुद्ध (भू० क० कृ०) | सम्‌+शघ्‌-क्‍क्त ] 4. पूरी 
तरह शुद्ध किया हुआ, पवित्र 2. पालिश किया हुआ, 
संस्कृत 3. प्रायश्चित्त के द्वारा विशुद्ध किया हुआ 

संशद्धि: (स्त्री०)) [ सम्‌-+-शध्‌-+क्तिन्‌ ] . नितान्‍्त 
पवित्रीकरण, - भग० १५१ 2. स्वच्छ करना, विमल 
करना 3. संशोधन, समाधान, परिशोधन 4. स्वच्छता, 
सफाई 5. (ऋण का) भुगतान | ..... 

शक [| सम्‌-+-शुध्‌-- ल्युट्‌ | पवित्रीकरण, स्वच्छता 
आदि | 

संइचत्‌ (नपृ०) [ सम्‌-+ श्च-- डति ] दाव-पेंच, जादू- 
गरी, इन्द्रजाल, मरीचिका--पुं ० जादूगर । 

संश्यान ( भ० क० कु० ) [ सम्‌-+श्य-+क्‍्त ] 4. सकु- 
चित, सिकुड़ा हुआ 2. जमा हुआ, ठिठरा हुआ 
3. लपेटा हुआ 4. अवसन्न । 

संश्रयः | सम+-श्रि|-अच |] विश्रामस्थल, आवास स्थान 
निवासस्थान, वासस्थान-परस्पर विरोधिन्योरेकसंश्रय- 
दु्लेभम्‌ -विक्रम० ५।२४, रघ्‌० ६।४१, इस अथ्थ में 
प्रायः समास के अन्त में, 'साथ रहने वाला 'संबद्ध या 
विषयक “निदशानसार--ज्ञातिकुलकसंश्रयाम्‌ -- श ० 
५११७, नोसंश्रय:--रघ० १६।५७, मनोरथो:स्या 
शशिमोलिसंश्रय:--कु० ५।६० , द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 


६ १०७ ;५ 


लक्ष्मी:--१४३ . एकाथसंश्रय मभयो 
->-मालवि० १ 2. प्ररक्षण या शरण की खोज, शरण 
के लिए दोड़ना, मित्रता करना, पारस्परिक प्ररक्षण 
के लिए संघटित होना, राजनीति में वणित छः उपायों 
में से एक, दे० “गुण के अन्तर्गत भी, मनु० ७।१६० 
3. आश्रय, शरण, आश्रम, प्ररक्षण, पनाह - अनपायिनि 
संश्रयद्रमे गजभग्ने पतनाय वललरी - कु० ४।३१, 
मेघ० १७, पंच० १२२ । 

संक्रवः [सम्‌-+श्रु+ अप | 4. ध्यानपूर्वक सुनना 2. प्रतिज्ञा, 
करार, वादा । 

संभ्रवणम [सम-+-श्रु+ ल्यूद्‌ ] . सुनना 2. कान । 

संश्रित (भू० क० कृ०) [सम्‌-+शञ्रि+क्‍त] . शरण में 

. गया हुआ 2. सहारा दिया हुआ, आश्रय दिया हुआ 

संश्रत (भू० क० कृ०), [सम्‌+श्रु+क्‍्त] ॥।. प्रतिज्ञात 
करार किया हुआ 2. भली भांति सुना हुआ । 

संह्लिष्ट (भ० क० क्ृ०) [सम्‌-+श्लिष--क्त] 4. बांधा 

हुआ, साथ साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संयुक्त 

2. आलिगित 3. संबद्ध, साथ साथ जुड़ा 4. सटा हुआ 
संस्पर्शी, संसकत 5. सुसज्जित, यकक्‍त, सहित । 

संइलेष: [सम-श्लिष-| घञ्म ] 4. आलिगन, परिरम्भण 
2, मिलाप, संबंध, संपक । 

संइलेषणम,-णा [सम-+श्लिष--ल्यट| !. मिला कर 
भींचना 2. साथ साथ बांधन का साधन । 

संसक्त (भ० क० कृ०) [सम्‌+सज्ज्‌+क्‍्त] 4. साथ 
जड़ा हुआ, चिपका हुआ 2. जमा हुआ, संलग्न 
आसकत, सटा हुआ 3. साथ मिलाया हुआ, श्ूंखला- 
बद्ध, पास पास मिला हुआ -रघु० ७।२४ 4. निकट 
आसन्न, सटा हुआ 5. अव्यवस्थित मिला हुआ 
मिश्रित, गड़डमड़ड किया हुआ -मदम॒ख रमय री- 
मुक्तसंसवतकेक: - मा० ९।५, कलिन्दकन्या मथुरां गता- 
5पि गड़ोमिसंसक्तजलेव भाति --रघु० ६।४८, मा० 
५।११ 6. डटा हुआ, तुला हुआ 7. संपन्न, सहित 
8. जकड़ा हुआ, प्रतिबद्ध । सम०-मनस्‌ (वि०) 
जिसका मन किसी विषय पर जमा हुआ हो, -यग 
(वि०) जूए में जुता हुआ, जीन कसा हुआ--शि० 
२३।६२ । 

संसक्तिः [सम-+सञ्ज्‌--क्तिन| [. सटे रहना, घनिष्ठ 
मिलन या संगम कि० ७॥२७ 2. घनिष्ट संपकक 
सामीप्य 3. आपसी मेलजोल, घनिष्ठता, घनिष्ट परि- 
चय -शि० ९।६७ 4. बांघना, मिला कर जकड़ना 
5. भक्ति, (किसी काये में) दुब्येस्तता । 

संसद्‌ (स्त्रो०) [सम्‌+सद--क्विप] 4. सभा, सम्मिलन 

मंडल--संसत्सुजाते पुरुषाधिकारे .कि० ३।५१, छात्र- 

संसदि लब्धकीति:-पंच० १, रघृ० १६।२४ 2. न्याया- 

लय -मन्‌० ८।५२ । 


प्रयोगम : 


संसरणम [सम्‌--स+ल्यट ] . जाना, प्रगति करना 
चक्कर काटना 2. संसार, सांसारिक जीवन, लोकिक 
सत्ता ग्रीष्मचण्डक्रमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापित - 
मृत्तेंं--भामि० ४॥६ 3. जन्म और पुनर्जन्म 4. सेना 
का निर्बाध कच 5. यद्ध का आरम्भ 6. राजमाग 
7. नगर के दरवाज़ों के समीप की धमंशाला । 

संसर्ग: [सम-|- सज--घजञ्म ] 4. सम्मिश्रण, संगम, मिलाप 
2. सम्पर्क, संगति, साहचर्य, समाज--संसर्गम॒क्ति 
खलेष -- भतं० २।६२, श० २॥३ 3. सामीपष्य, संस्पश 
4. मेल-जोल, परिचय 5. मंथन, संभोग -- मनु० 
६।७२ 6. सह-अस्तित्व, घनिष्ठ संबंध । सम० - 
-- अभाव: अभाव के दो मुख्य भेदों में से एक, सापेक्ष 
अभाव जो तीन प्रकार का हूँ (प्रागभाव --पृववर्ती 
अभाव, प्रध्वंसाभाव --आपाती अभाव, और अत्यन्ता- 
भाव८--निरपेक्ष, अनस्तित्व ),-- दोषः साहंचय या 
संगति के विशेषकर कुसंगति के फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली ब्राई या दोष । - 

संसगिन्‌ (वि०) [ संसर्ग +-इनि ] संयकत, मिला हुआ, 
(पुं०) सहचर, साथी । 

संसजनम्‌ [ सम्‌+सूज्‌ --ल्यूट्‌ _] . सम्मिश्रण 2. छोड़ना, 
परित्याग करना 3. खाली करना, शन्य करना । 

संसप: | सम-+ सप्‌--ल्यट ] 4. सरकतना, रंगना 2. मल- 
मांस, लौंद का महीना जो क्षयमास वाले वष में 
होता ह । 

ससपंणम्‌ [ सम्‌ू-+-सप्‌+ल्यट ] . सरकना 2. अचानक 
आक्रमण, सहसा धावा । 

संसपिन्‌ (वि०) [ संपर्पं--इनि | सरकने वालां, रंगने 
वाला, कु० ७।८१ | 

ससादः | सम--सद-+घञा | सभा । 

संसार: | सम--स --घञा ] . मार्ग, रास्ता 2. सांसारिक 
जीवनचक्र, घमनिरपेक्ष जीवन, लोकिक जिंदगी 
दुनिया असार: संसार:--उत्तर० १, मा० ५३० 
संसारधन्वभ्वि कि सारमामशसिशंसाधना शभमते 
-अह्व० २२, या, परिवरततिनि संसारे मृत: को वा न 
जायते-पंच० १।२७ 3. आवागमन, जन्मान्तर, जन्म- 
परंपरा 4. सांसारिक भ्रम । सम ०---गमनम्‌ आवागमन 
“गुरु: कामदेव का विशेषण, मसार्सः 4. लौकिक 
बातों का क्रम, सांसारिक जीवन 2. योनिमख 
भगद्दार, मोक्ष:,--मोक्षणम एहिक जीवन से मक्ति । 

संसारिन (वि०) (स्त्री ०-णी ) [ संसार-- इनि ] लौकिक 
दुनियावी, देहान्तरगामी -पूं० 4. सजीव प्राणी, 
जीवजन्तु 2. जीवधारी, जीवात्मा । 

संसिद्ध (भू० क० कृ०) [ सम्‌+सिघ्‌--क्‍्त | . स्वथा 
निष्पन्न, प्रा किया हुआ 2. जिसे मोक्ष की सिद्धि 
प्राप्त हो गई हैं, मक्‍त । 


( १०५१ ) 


संसिद्धिः (स्त्री०) [ सम्‌+सिघ्‌--क्तिन्‌ ] 4. पूर्णता, 
पूर्ण निष्पन्नता स्वनुष्ठितस्य घमम्स्य सं सिद्धिहे रितोष- 
णम्‌--भाग०, कु० २।६३ 2. केवल्य, मोक्ष--संर्सिद्धि 
परमां गता:--भग० ८।१५ ३।२० 3. प्रकृति, नैसगिक 
वृत्ति, अवस्था या गुण 4. प्र॑णयोन्मत्त या नशे में 
च्रस्त्री। 

संसूचनम्‌ [ सम्‌-सूच -ल्यूट ] . प्रकदठ करना, सिद्ध 
करना 2. सूचित करना, कहना 3. संकेत करना, भेद 
खोलना अर्थंस्य संसूचनम्‌ 4. भत्सना, झ्िड़कना । 

संसतिः (स्त्री०) [ सम-+स॒ --क्तिन्‌ | !. मार्ग, घारा, 
प्रवाह 2. लौकिक जीवन, संसारचक्र 3. देहान्तरगमन, 
आवागमन--कि मां निपातयसि संसतिगरतेमध्ये-भामि ० 
४३२, शि० १४।६३, तु० संसार । 

संसृष्ट (भू० क० कृ०) [ सम्‌-+सृज्‌--क्त ] . मिश्रित, 
मिला हुआ, साथ साथ मिलाया हुआ, सम्मिलित 
किया हुआ 2. साझीदारों की भाँति साथ साथ संबद्ध 
3. प्रशांत 4. पुनर्यक्त .5. फंसा हुआ, 6. निर्मित 
7* स्वच्छ बस्त्रों से सुसज्जित । 

संसष्टता-त्वम्‌ू [ सम्‌ू-+ सज-+-क्त--ता (त्वम्‌) . समाज, 
संघ 2. (विधि में) आथिक हित की दृष्टि से बंध 
बांघवों का ऐच्छिक पुर्नानलन (जैसे कि पिता और 
पुत्र का अथवा संपत्ति के विभाजन के पशर्चात 
भाइयों का ) । 

संसृष्टि: (स्त्री०) [सम्‌--सज्‌--क्तिन्‌ ] !. संबंध, 
मिलाप 2. साहचरयं, मेल-जोल, सहभागिता, साझीदारी 
3. एक ही परिवार में मिलकर रहना - दे० संसष्टता 
(2) 4. संग्रह 5. संचय करना, जोड़ना 6. (सा० 
में) एक ही संदर्भ में दो या दो से अधिक अलंकारों 
का स्वतंत्र रूप से सह-अस्तित्व - मिथोध्नपेक्षयतेषां 
(शब्दार्थालडूगराणाम ) स्थिति: संसष्टिरुच्यते--सा० 
द० ७५६९ । 


संसेकः | सम्‌--सिच्‌ -घज्म ] छिड़कना, जल से तर 
करना । 

संस्कत्‌ (१०) [| सम्‌+क--तृच्‌ | . जो सुसज्जित करता 
है, खाना बनाता है, या किसी प्रकार की तयारी 
करता हैं मनु० ५।५१ 2. जो अभिमंत्रित करता हैं, 
पहल करता हूँ --उत्तर० ७॥१३ | 

संस्कार: [| सम्‌--क-+-घधज्मय ] १. पूर्ण करना संस्कृत 
करना, पालिश करना, --(मणि:) प्रयुक्तसंस्कार इवा- 
घिक॑ बभौ--रघु० ३।१८ 2. संस्क्रिया, पूर्णता, व्या- 
करण की दृष्टि.से (शब्दों की) विशुद्धता--कु० 
१।२८ (यहाँ मल्लि० “व्याकरणजन्या शुद्धि लिखता 
है) रघु० १५।७६ 3. शिक्षा, अनुशीलन (मानसिक 
प्रशिक्षण --निसगंसंस्का रविनीत इत्यसों नृपेण चक्र 
युवराजशब्दभाक्‌ू--रघु० र३।३५, कु० ७।२० 


4. तेयार करना, आसज्जा 5. खाना बनाना, भोज्य 
पदार्थ तंयार करना 6. श्वृंगार, सजावट, अलंकार 
-स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते - दृष्टान्त ० 
४९, श० ७१२३, मुद्रा० २१० 7. अभिमन्त्रण, अन्तः- 
शुद्धि, पवित्रीकरण 8. छाप, रूप, साँचा, कार्यवाही, 
प्रभाव -यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारों नान्यथा भवेत्‌ 
--हि० प्र० ८, भतं० ३।८४ 9. विचार भाव, प्रत्यय 
0. मनः:शक्ति या घारिता 4. कायें का प्रभाव, 
किसी कम का गुण -रघु० १।२० 2, अपनी पूव्व॑- 

जन्म की वासनाओं को पुनर्जीवित करने का गुण, 
छाप डालने की शक्ति, वशषिकों द्वारा माने हुए 
चौबीस गुणों में से एक यह॒ गुण तीन प्रकार का 
हं-- भावना, वेग और -स्थापकता ) 3. प्रत्या- 
स्मरणशक्ति, सेंस्मरण -- संस्का रमात्रजन्यं ज्ञान स्मृति: 
--तक० ॥4. शुद्धिसंस्कार, पुनीत कृत्य पुण्यसंस्कार 
-- संस्‍्का रार्थ शरी रस्य---मन्‌ ० २।६६, रघु० १०७९ 


(मनू बारह संस्कारों का उल्लेख करता हे--दे० 
मन्‌ु० २।२७, कुछ लेखक इस संख्या को सोलह तक 
बढ़ाते हैँ) 5. धामिक कृत्य या अनुष्ठान 6. उप- 
नयन संस्कार 7. अन्त्येष्टि संस्कार 48. मांजकर 
चमकाने के काम आने वाला पत्थर, झाँवाँ--श० 
६॥६, (यहाँ 'संस्कार' का अर्थ 'मांजना' भी है) । 
सम०--पूतत (वि०) ।. पुण्यक्ृत्यों द्वारा शुद्ध किया 
हुआ 2. शिक्षा या अन्य संस्कारों द्वारा पवित्र किया 
हुआ, - रहित वजित,--हीन (वि०) वह द्विज जो 
संस्कार हीन हो, अथवा जिसका उपनयन संस्कार 
न हुआ हो, और इस लिए जो ब्रात्य (पतित, जाति- 
बहिष्कृत) ही गया हो---तु० 'ब्रात्य । 
संस्कृत (भू० क० कृ०) [ सभू-+कृ+कक्‍त ] £. प्रा 
किया गया, परिष्कृत, मांज कर चमकाया हुआ, 
आवधित--वाण्येका समलंकरोति प्ररुषं या संस्कृता 
धायते --भतें० २।१९ 2. कृत्रिम रूप से बनाया गया, 
सुरचित, सुनिर्मित, सुसम्पादित 3. तैयार किया गया, 
संवारा गया, सुसज्जित किया गया, पकाया गया 
(भोजन) 4. अभिमन्त्रित, पुनीत किया गया 
5. सांसारिक जीवन में दीक्षित, विवाहित 6. स्वच्छ 
किया गया, पवित्र किया गया 7. अलुंकृत किया गया, 
सजाया गया 8. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम,--तः 4. व्याकरण 
के नियमों के अनुसार सिद्ध किया गया शब्द, नियमित 
व्यत्पन्न शब्द 2. द्विजाति का वह व्यक्ति जिसका 
शुद्धिसंस्कार हो चुका हो 3. विद्वान्‌ पुरुष,--तम्‌ 
. परिष्कृत या अत्यन्त परिमाजित भाषा, संस्कृत भाषा 
2. धामभिक प्रचलन 3. चढ़ावा, आहुति (बहुधा 
वेदिक) । 
संस्क्रिय [ सम-+- #-+-श, इयड्‌, टाप्‌ ] !. शुद्धिसंस्कार 


( १०५२ ) 


2. अभिमन्त्रण 3. औध्वंदहिकक्रिया, अन्त्येष्टि 
संस्कार । 

संस्तम्भ: [” सम्‌--स्तम्मू+घज्ण_ ] . सहारा, टेक 2. दृढ़ 
करना, सबल बनाना, जमाना 3. विराम, यति 
4. जड़ता, छकवा । 

संस्तरः [ सम्‌+-स्तृ+अप्‌ ] . शब्या, पलंग, बिस्तर 
-- नवेपलल्‍्लबसंस्तरे5षपि ते--रघू ० ८५७ नवपललवसं- 
स्तरे यथा रचयिष्यामि तनूं विभावसौ-- कु० ४।३४ 

2. यज्ञ । 

ससतवः [ सम्‌+स्तु+अप्‌ ] . प्रशंसा, स्तुति 2. जान- 
पहचान, घनिष्ठता, परिचय --गणा: प्रियत्वे5धिकृता 
न संस्तव:--कि० ४।२५, का सम्प्रति संस्तव- 
स्थिरं तिरोहितं प्रेम घनांगमश्रियः: -४॥२२, शि० 
3७।३१९ | 

संस्ताव: [सम्‌ - स्तु+ घव्म_]. प्रशंसा, ख्याति 2. सम्मि- 
लित स्तुतिपाठ 3. यज्ञ में स्तुति पाठक ब्राह्मणों के 
बैठने का स्थान । 


संस्तुत (भू०क० क०) [सम्‌-+स्तु-क्त] ॥. प्रशस्त, 
जिसकी स्तुति की गई हो 2. मिलकर प्रशंसा किया 
गया 3. सम्मत, संवादी 4. घनिष्ठ, परिचित । 
संस्तुति: (स्त्री०) [सम्‌+स्तु--क्तिन्‌ ] प्रदंसा, स्तुति । 
संस्त्यायः [सम्‌-स्त्य--घव्न_] . संचय, राशि, संघात 
2. सामीप्य 3. फैलाव, प्रसार, विस्तार 4. घर, 
'निवासस्थान, आवास - संस्त्यायमेव गच्छाव: - मा० 
१९ 5. परिचय, मित्रों या परिचितों की बातचीत । 
ससय (वि०) [सम्‌+स्था--क] व. ठहरने वाला, डटा 
रहने वाला, टिकाऊ 2. रहने वाला, विद्यमान, मौजूद, 
स्थित (मास के अन्त में )-- शिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म- 
संस्था -मालवि० १॥५६, कु० ६।६०, मा० ५१६ 
3. पालतू, घरेलू बनाया हुआ, सघाया हुआ 4. स्थिर, 
अचल 5. समाप्त, नष्ट, मृत,- स्थः . निवासी, 
वास्तव्य 2. पड़ौसी, स्वदेशवासी, 3. गुप्तचर । 


संस्था [संम्‌+स्था+अड-टाप] . संघात, सभा 
2. स्थिति, प्राणी की अवस्था या दशा 3. रूप, प्रकृति 
-- रघु० ११।२८ 4. धंघा, व्यवसाय, रहन-सहन का 
बंधा हुआ तरीका प्रथक्‌ संस्थाइच निममे--मनु० 
१।२१ 5. शुद्ध और उचित आचरण 6. अन्त, पूति 
7. विराम, यति 8. हानि, विनाश 9. प्रलुय 0, अनु- 
रूपता 4. राजकीय आज्ञा 2. सोम यज्ञ का एक 

रूप । 
संस्थानस [सम्‌+स्था+ल्यूट्‌] 4. संचय, राशि, मात्रा 
2. प्राथमिक अणुओं की समष्टि 3. संरूपण, विन्यास 
_-- आकृतिरवयवसंस्थानविशेष: 4. रूप, आक्ृति, 
दर्शन, सूरत, शक्ल - स्त्री संस्थान चाप्सरस्तीथंमारा- 
दुत्क्षिप्यनां ज्योतिरिकं जगाम--श० ५॥२९, मनु० 


९।२६१ 5. संरचना, निर्माण 6. पड़ोस 7. आवास 
का सामान्य स्थरू, सावंजनिक स्थान 8. स्थिति 
अवस्था 9. कोई स्थान या जगह 0. चौराहा 
. निशान, चिह्न, विशेषक चिह्न 3. मृत्यु । 

संस्थापनम्‌ [सम्‌--स्था--णिच्‌--ल्युट]  . एक स्थान 
पर रखना, संचय करना 2 जमाना, निर्धारण करना, 
विनियमित करना कुर्वीत चौैपां प्रत्यक्षमघंसंस्थापन 
नृप:--मनृ ० ८।४२२ 3. स्थापित करना, पुष्ट करना 
4. नियंत्रित करना, दमन करना,-- ना ॥. नियन्त्रण, 
दमन 2. शान्त करने के उपाय,-- संस्थापना प्रियतरा 
विरहातुराणाम्‌ - मुच्छ० ३॥३ । 

संस्थित (भू० क० क्ृ०) [सम्‌+स्था-+कक्‍्त] [. साथ 
साथ खड़ा होने वाला, 2. विद्यमान, ठहरने वाला 
“-नियोगसंस्थित--पंच ० १।॥९२ 3. सटा हुआ, मिला 
हुआकामिलताज्जुडकताएसमान 5. संचित, राशीक्ृत 
6. स्थिर, जमा हुआ, स्थापित 7. अन्दर या ऊपर 
रक्‍खा हुआ, अन्तवंर्ती 8. अचल 9. रोका हुआ, पूरा 
किया हुआ, अन्त तक निष्पनन, समाप्त--श० ३ 
0. मृत, उपरत दै० सम्‌ पूर्वक 'स्था । 

संस्थिति: (स्त्री०) [सम्‌--स्था+फक्तिन्‌] 4. साथ-साथ 
होना, मिल कर रहना 2. सटा होना, मिकटता, 
सामीष्य 3. निवासस्थान, आवासस्थल, - विश्वामगुह, 
यथा नदीनदा: सर्वे सागरै यान्ति संस्थितिमू--मनु ० 
६)९० 4. संचय, ढेर 5. अवधि, कालावधि---हि० 
१।४३ 6. अवस्थान, स्थिति, जीवन की दशा 7. प्रति- 
बंध 8. मृत्य | 

संस्पक्ञ: [सम्‌- स्पश-|- घछ्ण_| . संपर्क, छुना, सम्मिलन, 

मिश्रण 2. छुआ जाना, प्रभावित होना 3. प्रत्यक्षज्ञान, 

संवैदन । 

संस्पर्शों [सम्‌ +स्पृश्‌-+- अच्‌ --डीष ] एक प्रकार का गंध- 
यक्‍त पौधा | 

संस्फाल: [सम्यक स्फाल: स्फुरणं यस्य प्रा० व०] ॥. मेंढा 
2. बादल । 

संस्फेट:, संस्फोट: [सम्‌--स्फिट (स्फुट )+घरषच्म |] संग्राम, 
युद्ध । 

संस्मरणस्‌ | सम्‌-+स्मृ--ल्यूट| याद करना, मन में लाना। 

संस्मतिः[स्त्री) [सम्‌-स्म-+क्तिन्‌] याद, प्रत्यास्मरण, 
-- संस्मृतिर्भव भवत्यभमवाय--कि० १८।२७ । 

संत्रवः, संख्राव: [सम --सत्नरु| अप्‌, घव्य वा] !. बहना, 
टपकना, शिसना 2. सरिता 3. तर्पण का अवशिष्टांश 
4. एक प्रकार का चढ़ावा या तर्पण । 

संहत (भू० क० कृ०) [सम्‌+हन्‌+कत] . सिलकर 
आघात किया हुआ, घायरू 2. बन्द, अवरुद्ध, 
3. सुग्रथित, दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ 4. मिलाकर जोड़ा 
हुआ, मित्रता में बंधा हुआ -कि० १।१९ 5. सम्पृक्‍त, 


( १०५३ ) 


दृढ़, ठोस 6. संबद्ध, युक्त, मिलाकर रक्‍खा हुआ, 
शरीर का अंग बना हुआ, सदा हुआ जालमादाय 
गच्छन्ति संहता: पक्षिणोष्प्पमी पंच० २।९, ५११०१, 
हि० १।३७ 7. एकमत 38. संघात, संचित | सम० 
- जान (वि०) जिसके घुटने आपस मे टकराते हों 
लग्नजान॒क, - श्र (वि०) सघन भोंहों से यकक्‍त, 
- स्तनी वह स्त्री जिसके दोनों स्तन सटे हुए हों । 

संहतता, त्वम्‌ [संहत-+-तवल-/टाप्‌ (त्व)| . घना 
संपर्क, संयोजन 2. सम्पक्तता 3. सहमति, एकता 
4. सांमनस्य, समेकता । 

संहृतिः (स्त्री०) [सम्‌--हन्‌-+क्तिन] 7. दृढ़ या घना 
संपर्क, घनिष्ट मेल--कु० ५१८ 2. मेल, सम्मिलन 

संहति: कार्यसाधिका, संहतिः श्रेयसी पंसां - हि० १, 

तु० “संघे शक्ति: 3. संपृक्‍तता, दृढ़ता, ठोसपन 
4. पुंज, राशि-गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहति 
>-कि० १२।१० 5. सहमति, सांमनस्थ 6. संचय, 
ढेर, संघात, समच्चय -वनान्यवाञ्चीव चकार संहति 
“+कि० १४८३४, २७, ३॥२०, ५।४, म॒द्रा० ३॥२ 
7. सामथ्यं 8. पिण्ड, समवाय । 


संहननस [सम्‌-+-हन्‌+-ल्यट |] . सघनता, दढ़ता 2. देह, 
व्यक्ति-अम॒ताध्मातजीमृ तस्निग्धसं हननस्थ ते उत्तर० 
६।२१, महावीर० २।४६ 3. सामथ्य, दे० 'संहतिः' 
भी । 

संहरणम्‌ [सम्‌-हृ+ल्यद] . एकत्र करना, साथ-साथ 
मिलाना, संचय करना 2. लेना, ग्रहण करता 
3. सिकोड़ना 4. नियंत्रित करना 5. नष्ट करना, 
बर्बाद करना । 

_ संहते (पूं०)) [सम+ह॒+तृच] विनाशक, नष्ट करने 
वाला । 

संहर्ष:ः [सम +हष्‌ --धञा ] . रोमांच होना, भय या हर्ष 
से पुलकित होना 2. आनन्द, हे, खुशी 3. प्रति- 
योगिता, होड़, प्रतिद्वन्द्रिता 4. वाय्‌ 5. साथ-साथ 
रगड़ना । 

संहातः | सम्‌+-हन्‌ +घजा वा० कुत्वाभाव:, संघात का 

पाठान्तर] इक्‍कीस नरकों में से एक -मन॒० ४॥८९ । 

संहारः [सम-+-ह+घजञा_] 4. मिलाकर खींचना, या 
साथ-साथ लाना, संचय करना -अनुभवतु वेणीसहार- 
महोत्सवम--वेणी ० ६ 2. संकोचन, भींचना, संक्षेपण 
3. रोकदेना, पीछे खींच लेना, वापिस लेना (विप० 
प्रयोग या विक्षेप) - प्रयोगसंहा रविभकत मन्त्रम्‌--रघ ० 
५।५७, ४५ 4. प्रतिबंध कूंगाना, रोक लेना 
5. विनाश, विशेषकर सृष्टि का, प्रलूय, विश्वनाश 
6. समाप्ति, अन्त, उपसंहार 7. संघात, समूह 
8. उच्चारण दोष 9. जादू के शस्त्रास्त्रों को वापिस 
हटाने के लिए मंत्र या जादू 0. व्यवसाय, कुशलता 


4. नरक का एक प्रभाग । सम ०--भेरवः भरव का एक 
रूप, भुद्रा तन्त्र-पूजा में विशेष प्रकार की मुद्रा 
इसकी परिभाषा -अधोमखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्य दक्ष 
हस्तकम ॥ क्षिप्ताडगुली रडगलीभि: संगह्य परिवर्तेयत्‌ | 

संहित (भू० क० कृ०) [सम्‌+धा-+वत, हि आदेश: | 
. साथ-साथ रक्‍्खा हुआ, मिला हुआ, संयुक्त 
2. सहमत, समनुरूप, अनुकूल 3. सम्बन्धी 4 संचित 
5. अन्वित, सुसज्जित, सहित, यकत 6. उत्पन्न दे० सम्‌ 
प्वक घा । 

संहिता [संहित+ठाप] [. सम्मिश्रण, संघ, संयोजन 
2. संचय, संकलन, संग्रह 3. कोई पद्म या गद्यसंग्रह 
जिसका क्रम सुव्यवस्थित हो 4. विधि या क़ानूनों का 
संग्रह या संकछन, (किसी विषय के) नियम, 
नियमावली, सारसंग्रह, मनसंहिता 5. वेद का क्रमबद्ध 
मंत्रपाठ, या विभिन्न शाखाओं के अनसार छच्चारण- 
सम्बन्धी परिवरतनों से यक्त पदपाठ--पदप्रकृति 
संहिता नि० 6. (व्या० में) सन्धि के नियमों के 
अनसार वर्णों का मेल - पा० १।४।१०९, वर्णानामति- 
दायितः संनिधिः संहितासंज्ञ: स्यात्‌ - सिद्धा०, या. 
वर्णानामेकप्राणयोग: संहिता 7. विश्व को संघटित 
रखने वाली शक्ति, परमात्मा । 


सहति (स्त्री०) [ सम+द्वें+ क्तिन्‌ ] चीखना, चिल्लाना 
भारी हंगामा, अत्यन्त शोरगल । 

संहृत (भू० क० कृ०) [| सम-+ह॒-+-क्‍्त ] . मिलाकर 
खींचा हुआ 2. सिकोड़ा हुआ, संक्षिप्त किया हुअ। 

वापिस लिया हुआ, पीछे खींचा हुआ 4. संचित 

संगृहीत 5. पकड़ा हुआ, हाथ डाला हुआ 6. दबाया 
हुआ, नियन्त्रण में रक्खा हुआ 7. नष्ट किया हुआ । 

संहृतिः (स्त्री०) [,सम्‌+ह+क्तिन्‌ ] . सिकुड़न, 
भींचता 2. विनाश, हानि 3. लेना, पकड़ना 
4. प्रतिबन्ध, 5. संचय । 

संहृष्ट (भू० क० कृ०) [ सम्‌+हृष्‌+-कत ] . पुलकित, 
या हष से रोमांचित, प्रसन्‍न 2. जिसके रोंगटे खड़े है 
या जो काँप रहा हैं 3. स्पर्धा के भाव से उद्दीप्त । 

संकह्रादः [ सम-+-हृद+घजञ ] . शोरगुल, चीत्कार, 
होहलला 2. कोलाहल । 

संह्रीण (वि०) [सम +छी-+-क्त | 
शर्मील्य 2. सवथा लज्जित । 

सकट (वि०) [ कटेन अशुचिना शवादिना सह वतंमानः | 
ब्रा, कुत्सित, दुष्ट । 

सकण्टक (वि०) [ कण्टन सह कपू, ब० स० |. कांटदार, 
चुभने वाला 2. कष्टप्रद, भयानक,-- क जलीय पौधा 
शवल दे० । 

सकम्प, सकम्पन (वि०) [कम्पेन, कम्पनेन सह वा, ब० स० ] 
कांपता हुआ, थरथराता हुआ । 


. विनयशील, 


६ रथ 


सकरुण (वि०) [ करुणया सह ब० स० ] कोमल, 
दयाल । 

सकर्ण (वि०) (स्त्री० रणा,-र्णी) [ कर्णन श्रवर्णन 

'. सह-ब० स० |] 4. कान वाला, जिसके कान हों 

सुनने बाला, श्रोता । 

सकर्मक (वि०) | कर्ंणा सह कपू ब० स० | . कमंशील 
या कमंकर्ता 2. (व्या० में) कम रखने वाला, (क्रिया ) 
कम से यक्‍त । 

सकल (वि०) | कलया कलेन सह वा--ब० स० | 
. भागों सहित 2. सब, समस्त, पूरा, पूर्ण 3. सब 
अंकों से यक्त, प्रा (जसे कि चाँद) यथा 'सकलेन्दु 
मखी' में 4. मद या मन्द स्वर वाला । सम० बवण 
(वि०) (अर्थात्‌ पद या वाक्य) क और ल वर्णों से 
युक्‍त भर्थात्‌ झगड़ालू, (अर्थात्‌ - क+लरल-+ह) 
“-नल० २।९४ | क्‍ 

सकलप (घधि०) [ कल्पेन सह ब० स० ] यज्ञ संबन्धी कृत्यों 
से यक्‍त, वेद के कमंकाण्ड का अनष्ठाता,-मनु०» 
२।१४०,-ल्पः शिव । 


सकाकोल: [| काकोलेन सह--ब० स० | इक्कीस नरकों 
में सेएक नरक दे० मनु० ४॥८९ । 

सकाम (वि०) [ कामेन सह--ब० स० | ? प्रेमपरित 
प्रणयोन्मत्त, प्रिय 2. कामनायक्त, कामी 3. लब्धकामः 
तुष्ट, तप्त.--काम इदानीं सकामों भवतु--श० ४ 
-मम (अव्य०) ।. प्रसन्नतापूवक 2. संतोष के 
साथ 3. विश्वासपू्वक, निस्सन्देह । 

सकाल (वि०) | कालेन सह, ब० स० ] ऋतु के अनुकूल, 
समयोचित, लम॒ (अव्य०) कालानुरूप, समय से 
प॒व॑ं, ठीक समय पर, तड़के । 

सकाश (वि०) [ काशेन सह--ब० स० | दशन देन 
वाला, दृश्य, प्रस्तुत, निकटवर्ती, जह्ञः उपस्थिति 
पड़ौस, सामीप्य, (सकाशम, सकाशात्‌--क्रि० वि० 
की भांति प्रयक्‍्त, . निकट 2. निकट से, पास से) 


सकुक्षि (वि०) | सह समान: कुक्षि:ः यस्य--ब० स० | 
एक ही कोख से उत्पन्न, एक ही माता से जन्म लेन 
वाला, सहोदर, (भाई आदि ) 

सकुल (बि०) [कुलेन सह ब० स० |. उच्चवंश से 
सम्बन्ध रखने वाला ४. एक हाँ कुल म॑ उत्पन्न 
3. एक ही परिवार का 4. सपरिबार, >रूः . रिर्ते- 
दार 2. एक प्रकार की मछली, सकुली 

सकुल्यः [ समाने कुलिे भव:--सकुह-+यत्‌ ] . एक ही 
परिवार का 2. एक ही गोत्र का परन्तु दूर का 
रिश्तेदार, जेसे कि चोथी, पांचवीं, छठी या सातवीं 
आठवीं अथवा नवीं पीढ़ी का 3. दूरवर्ती रिश्तेदार । 

सकृत्‌ ( अव्य ०) [ एक--सुच्‌ू, सकृत्‌ आदेश, सुचो 
लोप: | 7. एक बार - सकृदंशी निपतति सक्ृत्कन्या 


प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्यतानि सतां सकृत 
- मन्‌० ९४७ 2. एक समय, एक अवसर पर, पहले, 
एक दफात््सक्ृत्कृतप्रणयोष्य॑ं जन:--श ० ५ 3. तुरन्त 
4. साथ साथ--पु०, स्त्री० मर, विष्ठा (प्रायः 
'शकृत्‌ लिखा जाता है । सम०-गर्भा [. खच्वर 
2. एक ही बार गर्भवती होने वाली स्त्री,-प्रजः 
कीवा, - प्रसृता, - प्रसतिका . वह स्त्री जिसके केवल 
एक ही सन्‍्तान हुई हो. 2. वह गाय जो केवल एक ही 
बार ब्याई हो,--फला केले का वक्ष । 

सकतव ( [ कत्तवेन सह--ब० स० ] धोखा देने 
वाला, जालसाज़,--वः ठग, घते । 

सकोप ( वि०) [ कोपेन सह--ब० स० |] क्रद्ध, कुपित, 
- पम्‌ ( अव्य० ) क्रोधपूवक, गसस्‍्से से । 

सक्‍त (भू० क० कृ०) [ संजू-क्त | . चिपका हुआ 
लगा हुआ, संपृक्‍तत 2. व्यसनग्रस्त, भकक्‍त, अनुरक्‍्त 
शौकीन सक्‍त।सि कि कथय वरिणि मौय॑पुत्रे-म॒द्रा ० 
२।६ 3. जमाया हुआ, जड़ा हुआ--रघ ० २।२८ 
4. सम्बन्ध रखने वाला। सम०--वर ( वि० ) 
गत्र्ता में प्रवत्ति, लगातार विरोध करने वाला--श ० 
२।१४ ॥। 

सक्तिः ( स्त्री० ) [ सञ्ज्‌+क्तिन्‌ ] . संपक, स्पशे 
2. मेल, सद्भूम, --सक्ति जवादपनयत्यनिलो लता- 
नाम्‌ू-कि० ५४६ 3. अनुराग, आसक्ति, भक्त्ति 
( किसी वस्तु के प्रति ) । 

सकक्‍तु ( पृ॑० ब० व०) [ सञ्ज्‌-|-तुन-किच्च ] सत्तू, जो 
को भून कर फिर पीस कर बनाया हुआ आटा, जी से 
तंयार किया गया भोजन भिक्षासकतुभिरेव संप्रति 
वयं व॒त्ति समीहामहे--मतं ० ३।६४ । 

सक्थि ( नपं० ) [ सञ्ज-+ क्थिन | 4. जंघा ( समास में 
उत्तर, पूव तथा मृग शब्द के पश्चात्‌ या जब समास 
में तुलना अभिप्रेत हो तो 'सक्थि को बदल कर 
सकक्‍्थ' हो जाता हैँ, दे० पा० ५।४।९८ ) 2. हडडी 
3. गाड़ी का लट॒ठा । 

सक्रिय (वि०) [क्रियया सह-ब० स०] फर्तीला, गतिशील । 

सक्षण (बि०) [ क्षणन सह-ब० स० | जिसके पास 
अवकाश हो डा 

सस्ि (पुं०) [ सह समान ख्यायते रुया-डिन्‌ मनि० ] 
(करते ० सखा, 'सखायौ सखाय:, कर्म ० सखा यं, सलायो, 
संबं०, ए० व० सख्य: अधि० ए० व० सख्यौ) मित्र 
साथी, सहचर, तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम ततत्तवेव 
-उत्तर० ५१०, सखीनिव प्रीतियजो5नजीवघिन 
-कि० १।१०, (समास के अन्त में 'सखि' शब्द 
बदल कर 'सख हो जाता ह वनितासखानाम- कु ० 
१।१०, सचिवसख:--रघ्‌ ० ४।८७, १।४८, १२॥९, 


भटि ० ११) 


( १०५५ ) 


सखो [ सखि-+डीष ] सहेली, सहचरी, नायिका की 
सहेली, --नृत्यति यूुवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य 
दरन्ते--गीत० १ ॥ 
सख्यम [ सल्यर्भावः यत्‌ ] . मित्रता, घनिष्ठता, मंत्री 
--ममछे सख्य रामस्य समानव्यसने हरो -रघ० १२। 
५७, समानशोलव्यसनंषु सख्यम -सुभा० 2. समानता 
-- खुयः मित्र । 
सगण (वि०) [ गणन सह--ब० स० | दल बल सहित 
उपस्थित, - णः शिव का विशेषण । 
सगर (वि०) [गरेण सह--ब० स० | विषेला, जहरीला,-र 
सपयवंशी राजा । (यह बाहुराजा का पुत्र था, गर 
सहित पंदा होने के कारण इसका सगर पड़ा क्‍योंकि 
इसकी माता को इसके पिता की दूसरी पत्नी ने विष 
दे दिया था। सुमति नाम की इसको पत्नी से इसके 
« साठ हज़ार पुत्र हुए। इसने ९९ यज्ञ सफलता पूव॑क 
सम्पन्न किये, परन्तु जब सोवाँ यज्ञ होने लगा तो इन्द्र 
ने इसका घोड़ा उड़ा लिया और पाताल लोक ले गया! 
इस बात पर सगर ने अपने साठ हलज़ार पुत्रों को 
घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया, जब इस पृथ्वी पर घोड़े 
का पता न लगा तो वह पाताल में जाने के लिए इस 
पृथ्वी को खोदने लगे, ऐसा करने पर सम॒द्र की सीमाएं 
बढ़ गई और इसी लिए वह सागर के नाम से 
विख्यात हुआ --तु ० रघ० १३॥।३, जब उन्हें कपिल 
ऋषि के द्वंत हुए तो उन्होंने उस पर घोड़ा चराने 
का आरोप लगाकर ब्रा भला कहा। हररषि के शाप 
से वे साठ हज़ार पुत्र तुरन्त भस्म हो गए। फिर 
कई हज़ार वर्ष के परचात्‌ उन्हीं का वंशज भगी रथ गंगा 
को पाताल लोक ले जाने में सफल हुआ, वहां उसने 
उनकी भस्म को गंगा जल से सींच कर पवित्र किया 
तथा इस प्रकार उनकी आत्माओं को स्वगं में 
भिजवाया ) । 


सगमभेः,-स्थें: [सह समातो गर्भों यस्य-ब० स०, समाने गर्भे 


भव: यत॒ वा | सहोदर भाई --महावी र ० ६।२७ । 

सगण (वि०) [गणेन सह-बै० स० | . गणवान्‌ गणों से 
यक्‍त 2. अच्छे गुणों से यकत, सदगणी 3. भौतिक 
. (घनष की भांति) डोरी से सुसज्जित. ज्यायक्त 
5. साहित्यिक गणों से यक्‍त । 

सगोत्र (व०) [सह समान गोत्रमस्य--ब० स०] एक ही 
कुल म उत्पन्न, बन्ध, रिश्तेदार, त्रः . एक ही पूव॑ज 
की सन्तान, श० ७ 2. एक ही कुल का, श्राद्ध, पिण्ड 
तपंण साथ करने वाला व्यक्ति 3. दूर का रिश्तेदार 
4. परिवार, कुल, वंश । 

सग्धि: (स्त्री०) [अद्‌ --क्तिन नि० ग्घि, सहस्य सः] साथ- 
खाना, मिलकर भोजन कैरना । 

सद्भूट (वि०) [सम्‌+॑कटचू, सम्‌+कट-+-अच्‌ वा| 


4. संकरा, सिकुड़ा हुआ, भीड़ा, संकीर्ण 2. अभंद्, 
अगम्य 3. पूर्ण, भरा हुआ, जड़ा हुआ, झालरदार 
>-संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायगृहस्थता-महावीर ० 
४१३३, उत्तर ० १।६, टम्‌ /. भीड़ा रास्ता, संकोणर्ण 
घाटी, तंग दर्रा 2. कठिनाई, दुदंश, जोखिम, डर, 
खतरा संकटेष्वविषष्णधी:-का ०, संकटे हि परीक्ष्यन्ते 
प्राज्ञा: श्राइव सगरे कथा० ३१।९३ । 
सड्ुया [सम्‌-+कंथू+अ+टाप्‌ | समाकाप, बातचीत । 
सद्भूरः [सम्‌+क-+अप्‌) व. सम्मिश्नण,, मिलावट 
अन्तमिश्रण. श० २ 2. साथ मिलाना, मेहर 
. (जातियों का) मिश्रण या अव्यवस्था, अन्तर्जातीय 
अवध विवाह जिसका परिणाम मिश्रजातियाँ हूं 
चित्रेष वर्णसंकरः का०, भग०, श४२, मनु० 
१०।४० 4. (अल० ) दो या दो से अधिक आश्रित 
अलंकारों का एक ही सन्दर्भ में मिश्रण (विप० 
संस॒ष्टि जिसमें अलंकार स्वतन्त्र होते हैं अविश्वान्ति- 
जुधामात्मन्य ज्राज़ित्व॑तु संकरः--काव्य ० १०, या 
“अ ज्लाज़ित्वेश्लडकृतीनां तद्ददेकाश्रयस्थितौ । संदिग्धत्वे 


च भवति संकरस्त्रिविध: पुनः - सा० द० ७५७ 
०. -पूल, बृहारन, कड़ाकरकट,-- रो दे० नी० 
संकारी । 


सड्षंणस [सम्‌-कप्‌ + ल्यूट] !. मिलकर खींचने को 
क्रिया, सिकुड़न 2. आकषंण 3. हल चलाना, खूड 
मिकालना -- णः बलराम का नाम--संकष णात्तु गर्भस्य 
स हि संकषंणी यवा हरि० । 

सड्ुलः [सम्‌--कल--अच्‌ (भावे)| 7. संग्रह, संचय 

जोड़ । 

सड्ुलनम्‌--ना [सम्‌+कल--ल्यूट्‌| !. ढेर लगाने को 
क्रिया, 2. संपक, संगम 3. टक्कर 4. मरोड़ना, ऐठना 
. (गणि० में) योग, जोड़ । 

सड्ुलित (भू० क० क्ृ०) [सम्‌+कल-क्त| 7. ढर 
लगाया गया, चट्टा लगाया गया, संचित किया गया 
2. साथ-साथ मिलाया गया, अन्तमिश्चित 3. पकड़ा 
गया, हाथ में लिया गया 4. जोड़ा गया 

सड्ूल्प: | सम-- कृपू+ घञ, गुण:, रस्य लः | . इच्छा- 
शक्ति, कामनाशक्ति, मानसिक दृढ़ता,--कः काम 
संकल्प:--दश ० 2. प्रयोजन, उहंश्य, इरादा, विचार 
3. कामना, इच्छा सड्डूल्पमात्रोदितसिद्धयस्तै--रघु० 
१४॥१७ 4. चिन्तन, विचार, विमशं, उत्प्रक्षा, 
कल्पना तत्संकल्पोपहितजडिमस्तम्भम म्यंति गात्रम 
--मा० १।३५, वर्थव सड्भ[ल्पशत रजस्र मन ज्रू नीतो5सि 
मया मिवद्धिम--श० ३॥४ 5. मन, हृदय,--मा० 
७॥२ 6. कोई धामिक कृत्य करने की प्रतिज्ञा 
7. किसी ऐच्छिक पुण्यकाये से फल को आशा । सम० 
-जः,--जन्मन्‌ (पं०)--योनिः कामदेव के विशेषण 


( १०५६ ) 


-भगवन्‍न्स ड्ूल्पयोनें--मालवि ०--४, कु ० २।२४,--रूप 
(वि०) १. ऐच्छिक 2. इच्छा के अनुरूप । 

सड्ुसुक (वि०) | सम--कस -- उकजञ्ण ] . अस्थिर, 
चंचल, परिवर्ततशील, अनियमित 2. अनिध्चित, 
संदिग्ध 3. बुरा, दृष्ट 4. निबंल, बलहीन, कमजोर । 

सडूरः | सम--कू+-घज | . घल, ब॒हारन, क्‌ृड़ाकरकष्ट 
2. ज्वालाओं के चटखने का शब्द । 

संड्ारी [ संकार-|-डीष ] वह लड़की जिसका कौमाये 
अभी अभी भंग हुआ हो, नई दुलहिन ! 

सद्धाश (वि०) | सम्‌+काश --अच ] !. सदृश, समान, 
मिलता-जुलता (समास के अन्त में) अग्नि , हिरण्य 
2. निकट, पास, नजदीक, - क्ञः ।. दशंन, उपस्थिति 
2. पड़ोस । 

सरल: [ सम--किल-|-क ] जलती हुई लछकड़ी, जलती 

हुई मशाल । 

सदु्नोण (भू० क० कृ०) [ सम्‌-+-$--क्‍्त |] . साथ 
साथ मिलायु हुआ, अन्तमिश्रित 2. अव्यवस्थित, 
विभिन्न 3. बिखरा हुआ, फेला हुआ, खचाखच भरा 
हुआ 4. अस्पष्ट 5. दान बहाता हुआ, नशे में चूर 
--हिं० ४।१७ 6. वर्णसंकर जाति का, अपवित्रकुल 
या संकरजाति में जन्मा हुआ 7. हरामी, दोगला 
8. तंग, संकुचित, - णें: !. संकर जाति का व्यक्ति, 
2. मसिश्रस्वर 3. वह हाथी जिसके मस्तक से मद 
बहता हो, मस्तहाथी,-णंम॒ कठिनाई । सम० जाति, 
-"योनि (वि०) वर्णंसंकर, दोगली नस्ल का, (जेसे 
कि खच्चर ),--युद्धम्‌ अव्यवस्थित लड़ाई, रणसंकुल । 

सड्ीतंनम्‌,-ता [सम्‌्-+ऊकंत्‌+-णिच्‌ +-ल्युटू, ईत्वम्‌ ] 
. प्रशंसा करना, सराहना, स्तुति करता 2. (किसी 
देवता का) यशोगान करना 3. भजन के रूप में 
किसी देवता के नाम का जप करना | 

सडकुचित (भू० क० #० )| सम्‌--कुच्‌ +-क्त | . सिकोड़ा 
हुआ, संक्षिप्त किया हुआ -लद्धयापते: सझईकुचितं यशो 
यत्‌ -विक्रमांक ० १२७ 2. सिकुड़न वाला, शझरियाँ 
पड़ा हुआ 3. ढका हुआ, बंद किया हुआ 4. आवरण । 


सडकुल (वि०) [सम्‌-+-कुल--क ] !. अव्यवस्थित 
2. आकीणं, खचाखच भरा हुआ, पृर्ण-नक्षत्रताराग्रह- 
सडकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि:-रध्‌० ६२२, 
मा० १।२ 3. विक्ृत 4. असंगत,--लरूम !. भीड़, 
जमघट, भीड़भाड, संग्रह, छत्ता, झुंड,-महत: परिणनस्य 
सडकुलेन विधघटितायां तस्यामागतो5उस्मि--मा ० * 
2. अव्यवस्थित लड़ाई, रणसंकुल 3. असंगत या 
परस्पर-विरोधी भाषण---उदा ०-यावज्जीवमहं मौनी, 
ब्रह्मचारी व मे पिता | माता तु मम वन्ध्यंव पुत्रहीन: 
पितामह: ॥ 

सझुृत:ः | सम-+-कित--घञज ] 7. 


इशारा, इंगित 


2. निशान, अंगचेष्टा, सुझाव-मुद्रा ० १ 3. इंगितपरक 
चिह्न, निशानी, प्रतीक 4. सहमति, सम्मिलन - सद्भेतो 
गह्मयते जाती गृणद्रव्यक्रियासु च--सा० द० १२ 
5. प्रेमी प्रेमिका का पारस्परिक ठहराव, नियुक्ति, 
(प्रेमी या प्रेमिका के मिलने का) निर्दिष्ट स्थान 
-नामसमेतं कतसछूंत॑ वादयते मृदु वेणम्‌ गीत० ५ 
6. [प्रेमियों का) मिलन-स्थल, समागम-स्थान 
कान्ता्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका 
--अमर० 7. प्रतिबंध, शर्तें 8. (व्या० में) संक्षिप्त 
विवृति, सूत्र । सम०--गहम्‌,--निकेतनम्‌,--स्था- 
नम तिदिष्ट स्थान, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन- 
स्थान । 
सडक: [सद्भूत--कन्‌] . सहमति, सम्मिलन 2. नियुक्ति, 
निर्देशन 3. प्रेमी और प्रेमिका का मिलन-स्थान 4. वह 
प्रेमी या प्रेमिका जो मिलने के लिए समय या स्थान 
का संकेत करे--सद्भेतके चिरयति प्रवरो विनोद: 
“मच्छ० ३॥३ | 


स्ूँतित (वि०) [सद्भृूत--इतच्‌] १. ठहराया हुआ, मिल- 
कर नियमानुसार निर्धारित, - साक्षात्संकेतितं योथ्थ- 
मभिघत्ते स वावक:--काव्य ० 2. आमन्त्रित, ब॒लाया 

हुआ ! 

सद्भोचः [सम्‌+-कुच +-घज्ण ] 4. सिकुड़ना, शिकन पड़ना 
2. संक्षेपण, न्यूनीकरण, भीचना 3. त्रास, भय 4. बंद 
करना, मंदना 5. बांधना 6. एक प्रकार की मछली, 
“चम्‌ केसर, ज़ाफरान । 

सडकनन्‍दनः [सम्‌-|-क्रन्द --ल्यट | श्री कृष्ण का नाम । 

सडक्मः [सम्‌-+-क्रमू+- घञ्म | 4. सहमति, संगमन, 
साथ जाना 2. संक्रान्ति, यात्रा, स्थानान्तरण, प्रगति 
3. किसी ग्रह का एक राशिचक्र से दूसरी राशि में 
जाना 4. गमन करना, यात्रा करना,--मः मम 
. कठिन या संकरा मार्ग 2. सेतु, पुल नदीमार्गेष्‌ 
च तथा संक्रमानवसादयत्‌ --महा ० 3. किसी लक्ष्य की 
प्राप्ति का साधन, तामेब संक्रमीकृत्य - दश०, सो- 
5तिथिः स्व॒गेंसडक्रम:--मंच ० ४॥२। 

सहःक्रमणम्‌ [सम्‌--क्रमू--ल्यूट]  . संगमन, सहमति 
2. संक्रान्ति, प्रगति, एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु पर 
जाना” 3. सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 
4. सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने का दिन 5. भागे ॥ 

सड़क्रान्‍्त (भू० क० $०) [सम्‌--क्रम्‌+क्त| .***में से 
गया हुआ, प्रविष्ट हुआ 2. स्थानान्तरित, न्यस्त, 
समपित--उत्तर० १२२ 3. पकड़ा, ग्रस्त 4. प्रति- 
फलित, प्रतिबिबित 5. चित्रित । 

सडकान्ति: (स्त्री०) [सम्‌-+क्रम्‌--क्तिन्‌ | !. संगमन, मेल 
2. एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक का मार्ग, अवस्थांतर 
3. सूयं या किसी और ग्रहपुंज का एक राशि से 


( १०५७ ) 


दूसरी राशि में जाने का मार्ग 4. स्थानान्तरण, (किसी 


दूसरे को) सौंपना-संपातिता:'* पयसो गण्ड्बसडक्रान्तय: 


-उत्तर० ३।१६ 5. (अपना ज्ञान दूसरों तक) 
हस्तान्तरित करना, (दूसरों को) विद्यादान की शक्ति 
“ःविवादे दशेयिष्यन्त क्रियासडक्रान्तिमात्मन:-- 
मालवि० १।१८, शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
सड्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता--१।१६ 6 . प्रतिमा, 
प्रतिबिब 7. चित्रण । 

सडक्राम दे० सक्रम । 

सड्क्रोडनम्‌ [सम्‌--क्रीड--ल्यूट] मिल कर खेलना । 

सडकक्‍्लेद: [सम्‌-- क्लिद+- घञ्ण_ | 4. तरी, नमी 2. गर्भा- 
धान के पश्चात्‌ प्रथम सास में स्रवित होने वाला रस 
जिससे भ्रूण के आरंभिक रूप का निर्माण होता हैं। 

सडसक्षयः [सम्‌--क्षि--अच्‌ ] . विनाश 2. पूर्ण विनाश या 
उपभोग 3. हानि, बर्बादी 4. अन्त 5. प्रलुय । 


सड्क्षिप्तिः (स्त्री०) [सम्‌-+क्षिप--क्तिन] . साथ साथ 
फेंकना 2. भींचना, संक्षेपण 3. फेंकना, भेजना 4. घात 
में रहना । 

सडक्षेप:ः [सम्‌--क्षिप+घज्म] 4. साथ साथ फेंकना 
2. भीचना, छोटा करना 3. लाघव, संहृति 4. निचोड़, 
सारांश 5. फेकना, भेजना 6. अपहरण करना 7. किसी 
अन्य व्यक्ति के काय॑ में सहायता देना (संक्षेपेण, 
संक्षेपत: (क्रि० वि०) थोड़े अक्षरों में, संहरण करके, 
संक्षेप में) 

सइक्षेपणम्‌ [सम्‌--क्षिप्‌्+-ल्यूट] 4. ढेर लगाना 2. छोटा 
करना, लघृकरण 3. भेजना । 

सइक्षोभ: [सम्‌-+-क्षुभू+घज्म] . आन्दोलन, कंपकपी 
2. बाधा, हलचल--मुच्छ ० १ 3. उथल पुथलू, उलट 
पुलट 4. घमंड, अहंकार । 

सड्ख्यम्‌ | सम्‌--ख्या--क |] संग्राम, यद्ध, लड़ाई सडुख्ये 
द्विषां वीररसं चकार - विक्रम० १।६७, ७० वेणी० 
२३।२५, शि० १८।७० । 


सडख्या | सम्‌-+ख्या-+अडः-+-टाप ] 4. गणना, गिनती, 
हिसाब लगाना - सझुख्यामिवर्षा भ्रमरइचकार - रघ्‌० 
१६।४७ 2. अंक 3. अंकबोधक 4. जोड़ 5. हेतु, समझ, 
प्रशा 6. विचार, विमर्श 7. रीति । सम०--अतिग, 
“अतीत (वि०) असंख्य, अनगिनत, गणनातीत, 
5 वाचक (वि०) संख्या बोधक (कः) अंक । 

सडल्यात (भू० क० कृ०) [ सम्‌-ख्या--क्त | . गिना 
गया 2. हिसाब लगाया गया, गिना हुआ, .- तम्‌ अंक, 
- ता एक प्रकार की पहेली । 

सडख्यावत्‌ (वि०) | सडख्या-- मत॒प | 4. संख्या वाला 
2. हेतु से युक्त --पु० विद्वान्‌ पुरुष । 

सद्भः | सञ्ज भावे घव्म |] . साथ मिलना, सम्मिलन 
2. मिलना, मेल, संगम (जैसे नदियों का) 3. स्पर्श, 


९२२ 


सम्पक 4. संगति, साहचर्य, मंत्री, अनुराग--सतां 
सब्र: सद्भ: कथमपि हि पुण्येन भवति--उत्तर० २।१, 
संगमनुब्रज्‌ संगति में रहना, मंडलो में रहना,--मंगाः 
मृग: सद्भमनुत्रजन्ति -सुभा० 5. अनुरक्ति, प्रीति, 
अभिलाषा-ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्भस्तेषपजायते 
- भग० २।६२ 6. सांसारिक विषयों में आसक्त, 
मनुष्यों के साथ साहचये- दौर्म॑त््यान्नपतिविनश्यति 
यति: सद्भात्‌ू_ भतूं० २।४२ 7. मुठभेड़, लड़ाई । 

सद्भणिका [ सम्‌--गण्‌ +ण्बुल--टापू, इत्वम्‌ ] श्रेष्ठ या 
अनुपम प्रवचन । 

सद्भत (भू० क० क०) [ सम्‌+गम्‌ +-क्त ] . मिला, 
हुआ, जुड़ा हुआ, साथ साथ आया हुआ, साहचयं से 
युक्त 2. एकत्रित, संचित, संयोजित, सम्मिलित 
3. प्रणयग्रन्थि में आबद्ध, विवाहित 4. मैंथन द्वारा 
मिला हुआ 5" साथ साथ भरा हुआ, समचित, 
युक्तियक्त, संवादी --श० ३ 6. से यक्‍त ( जसे कि 
प्रहों से) 77 शिकनवाला सिकुड़ा हुआ, दे० सम 
पृ्वेक गम, तम्‌ . मिलाप, सम्मिलन, मैत्री,-विक्रम ० 
५।२४, श० ५।२३ 2. समाज, मण्डली 3. परिचय, 
मित्रता, घनिष्टता--कु० ५।३९ 4. सामंजस्यपूर्ण या 
सुसगत वाणी, युक्तियक्त टिप्पण । 


सद्भुतिः (स्त्री०) [ सम्‌-+गम्‌ -- क्तिन्‌ ] . मेल, मिलना, 
संगम 2. संसर्ग, सहयोगिता, साहचय, पारस्परिक 
मेलजील मनो हि जन्मान्तरस ड्भतिज्ञम्‌ _ रघृ० ७।१५ 
3. मंथुन 4. दर्शन करना, बार बार आना-जाना 
5. योग्यता, उपयुक्तता, प्रयोगात्मकता, संगत, सम्बन्ध 
6. दुर्घटना, देवयोग, आकस्मिक घटना 7. ज्ञान 
8. अधिक जानकारी के लिए पच्छा । 

सड्म: | सम्‌-+गम्‌ +-अप्‌ ] . मिलना, मेल - विक्रम ० 
४।३७, रघु० १२।६६, ९० 2. साहचये, संगति, सह- 
योगिता, पारस्परिक मेलजोल -- जैसा कि 'सब्द्धि:संगम:' 
में 3. सम्पर्क, स्पश--रघु० ८।४४ 4. मैथुन या रति- 
क्रिया अयं स ते तिष्ठति सद्भमोत्सुक:--श० ३।१४, 
रघु० १९३३ 5. (नदियों का) मिलना; संगम 
स्थान गज्जायमुनयो: सद्भमः 6. योग्यता, अनुंकलन 
7. मुठभेड़, लड़ाई 8. (ग्रहों का) संयोग । 

सद्भमनम्‌ [सम्‌ +गम्‌ +ल्युट्‌ | मिलना, मेल, दे० 'सद्भम। 

सड्भरः | सम्‌+गृ-+अप | . प्रतिज्ञा, करार,--तथेति 
तस्यावितथं प्रतीत: प्रत्यग्रहीत्सज्भरमग्रजन्मा --रघु ० 
५।२६, ११।४०, १३।०५ 2. स्वीकृति, हाथ में लेना 
3. सौदा 4. संग्राम, यद्ध, लड़ाई-- अतरस्त्वभजौजसा 
मुहुमंहृत: सद्भरसागरानसौ - शि० १६।६७ 5. ज्ञान 
6. निगल जाना 7. दुर्भाग्य, संकट 8. विष । 

सड़्वः | संगता गावो दोहनाय अत्र-नि० | प्रातःस्तान के 
तीन मुह्॒ते बाद का समय जो दिन के पाँच भागों में 


( १०५८ ) 


से दूसरा हैं, और जब गाय दूहने क॑ बाद चरने के 
लिए ले जाई जाती हूं । 

सड्भाद: [सम्‌-+-गद--घजञ्_ | प्रवचन, समालाप, बातचीत । 

सड़िन (वि०) [सञ्ज-+घिनृण | . संयक्‍्त, मिला हुआ 
2, अनरक्त, भक्‍त, स्नहशील--श० ५॥११, रघ० 
१९।१६, मालवि० ४॥२, भग० ३।२६, १४।१५ । 

सद्धोत (भ० क० कृ०) [सम+ग-+-क्‍क्त] मिलकर गाया 
हुआ, सहगान, सम्मिलित कण्ठों से गाया हुआ, - तम्‌ 

सामहिक गान, बहुत से कण्ठों से मिलकर गाया 

जान वाला गान,--ज ग॒: सुकण्ठयो गन्वव्य: सद्भीतं सह 
भतंका:---भाग ० 2. गायन, मघुर गायन, विशेषत 
वह गायन जो नृत्य तथा वाद्ययन्त्रों के साथ गाया 
जाय, त्रिताल यकक्‍त गान - गीत॑ वाद्य नतनं च त्रय॑ 
सद्भजीतमच्यते; किमन्यदस्या: परिषद: श्रुतिप्रसादनत 
सज्धीतात --श० १, म॒च्छ० १ 3. संगीत गोष्ठी 
सहसंगीत +. नृत्य वाद्य के साथ गाने को कला-भत॑ ० 
२।१२। सम०- अर्थ: . संगीत प्रदशन का विषय 
2. संगीतशाला के लिए आवश्यक सामग्री या उपकरण 
-मेघ ० ५६,--शाला गायनालयान्मा5 २,--श्ञास्त्रम 
गान विद्या । 


सद्भीतकम्‌ [सड़ीत--कन्‌ | !. संगीतगोष्ठी, सुरताल से युक्त 
गान 2. सावंजनिक मनोरंजन जिसमे नाच-गाना हो । 

सड्भोणं (भू० क० कृ०) [सम-+ग--क्‍त] . सम्मत, 
स्वीकृत 2. प्रतिज्ञात । हे 

सड्ग्रहः [ सम+ग्रह +अप्‌ | !. पकड़ना, ग्रहण करना 
2. मुट्ठी बाँधना, चंगुल, पकड़ 3. स्वागत, प्रवेश 4. संर- 
क्षण, प्ररक्षण-तथा ग्रामशतानां च कुर्यद्वाष्ट्रस्य संग्रहम 
मनु ० ७।११४ 3. अनग्रहण, प्रसादन, आदर-फसत्कार 
करता, पालन-पोषण करना मनु० ३॥१३८, ८।३११ 
6. भरना, संग्रह करना, एकत्र करता, संचय करना 
--तेः क्ृतप्रकृतिसडग्ग्रहं:- रघ० १९।५५, १७।६० 
/. शासन करना, प्रतिबंध लगाना, नियन्त्रण करना 
8. राशीकरण 9. संयोजन 0. संघट्टीकरण (ए 
प्रकार का (संयोग) 4. सम्मेल करना, अवधारणा 
2. संकलन ॥3. सारांश, सार, संक्षेपण, सारसंग्रह 
-सड़ग्रहेण प्रवक्ष्य भग० ८।११, इसी प्रकार 'तर्क 
सडग्रह' 4. जोड़, राशि, समष्टि -करणं कम कर्तंति 
त्रिविध: कमंसड-ग्रह:-भग० १८।१८ 45. तालिका 
सूची 6. भंडारगृह 7. प्रयत्न, चेध्टा 8. उल्लेख 
हवाला 9. बडप्पन, ऊंचापन 20. वेग 2. शिव 
का नाम । 


सहग्रहणम्‌ [सम्‌--ग्रह +ल्यूट] व. पकड़ना, ले लेना 
2. सहारा देना, प्रोत्साहित करता 3. संकलन करना 
संचय करता 4. गडड-मडड करना 5. मंढना, जड़ना 
-कतक्बफ्णसइड्ग्रहणोचित: (मणि:) --पंच० १७५ 


6. मंथन, स्त्रीसंभोग 7. व्यभिचार--मनु० ८॥६, 
७२, याज्ञ ० २।७२ 8. आशा करना 9, स्वीकार 
करना, प्राप्त करना,-- णी पेचिस । 

सड-्रहीत (प०) [सं-ग्रह +तच्‌] सारथि । 

सडयाम: [सडग्रामू--अच ] रण, युद्ध, लड़ाई-सडग्नरा माजड़ ण- 
मागतेन भवता चापे समारोपिते--काव्य ० १०। सम०» 
-“जित्‌ (वि०) युद्ध;में जीतने वाला,--पटहः युद्ध 
म॑ बजाया जाने वाला एक बड़ा भारी ढोल । 

सड्ग्राह: [सम--ग्रह +धञा_] 4. हाथ डालना, ले लेना 
2. बलात्‌ छीन लेना 3. मटठी बाँधना 4. तलवार 
गी मठ । 

सद्ढ: [सम-+हन+अप, टिलोप:, घत्वम ] . सम ह, संग्रह, 
समुच्चय, झुण्ड जैसा कि महषिस छू, मनुष्यस छू 2. एक 
साथ रहन वाले लोगों का समह । सम० चारिन्‌ 
(पृ०) मछली,-- जोबिन (पुं०) किराये का मजदूर 
कुली, चृत्ति (स्त्री०) संघटनवृत्ति । 

सडूटना | सम--घत्‌--णिच्‌ --यच्‌ +-ठाप | साथ साथ 
मिलना, मेल, सम्मेल--- रत्न ० ४॥२० । 

सज्भट्टः [सम--घट्ट +अच] 4. संघर्षण,के एक साथ घिसना, 
रगड़वा सरलस्कन्धसड्ुट्टजन्मा (दवाग्नि:)- मेघ० 
५३, मा० ५।३ 2. टक्कर, खटपट, मठभेड़-- शि० 
२०।२६ 3. मिड़न्त, संघर्ष 4. मिलना, सम्मिलन 
टक्कर या स्पर्धा (जसे कि पत्नियों की )--रघु० 
१४।८६ 5. आलिगन--ट्डटा एक बड़ी लता, वल । 

सद्भुद्टमम,-टना [ सम+घट्ट-ल्यूटू | . मिला कर 
रगड़ता, संघषंण 2. टक्कर, खटपट 3. घनिष्ठ संपक, 
लगाव 4. संपक, मेल, चिपकाव 5. पहलवानों का 
पारस्परिक लिपटना 6. मिलना, मठभड । 

सड़शस (अव्य०) [| संघ--शस | झंडों में, दल बनाकर । 


सदड्भूघब [| सम+घष--घज् ] ॥. दो चीजों की रगड़ 
घृष्टि 2. पीस डालना, चूरा करना 3. टक्कर, खट 
पट 4. प्रतिद्वन्द्रिता, प्रतिस्पर्घा, श्रेष्ठता के लिए होड़ 
-तस्याश्च मम॒ च कस्मिर्श्चित्सडूूष -- दश ०, नाटयाचा- 
ययोम हान्‌ ज्ञानसद्बूषों जातः मालबि० १ 5. ईर्ष्या 
डाह 6. सरकना, मन्द मन्द बहना । 

सद्भमटिका [ सम्‌+घट्‌ +-णिच +ण्वूल--टाप, इत्वम |] 
. जोड़ा, दम्पती 2. दूती, कुटनी 3. गंघ । 

सद्भाणकः-"“कम्‌ [शिघाण. पृषो ० ] नाक का मल, सिणक । 

सद्भागतः | सम्‌+हन्‌+घजा ] ॥. संघ, मिलाप, समाज 
2. समुदाय, समवाय, समृच्चय,--उपायसद्धात इव 
प्रव द---मघ० १४११, कु० ४।६ 3. बंध, हत्या 
4. कफ 5. सम्मिश्रणों का निर्माण 6. नरक के एक 
प्रभाग का नाम । 

सचकित (धि०) विस्मित, भयभीत,-- तम॒ (अव्य० ) कांपते 
हुए, चौंक कर, चोकन्ना होकर, विस्मित होकर । 


([ १०५९ ) 


सचिः [सच्‌-+-इन्‌ | (. मित्र 2. मंत्री, घनिष्ठता---स्त्री० 
इन्द्र की पत्नी, दे० 'शंची । 

सचिल्लक (वि०) [ सह क्लिन्नेन, सहस्य सः, कप्‌, नि० ] 
क्लिन्नाक्ष, चौंघाई आँखों वाला । 

सचिवः [ सचि--वा+क ] [. मित्र, सहचर 2. मन्त्री 
परामर्श दाता--सचिवान्‌ सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत 
परीक्षितानू -मनु० ७।५४, रघ्‌० १३४, ४।८७, 
कार्यान्‍्तरसचिवः--मालवि० १। 

सचो दे० 'शची । 

सचेतन (वि०) [ सह चेतनया व० स०, सहस्य सः | 
चेतनायक्त, जीवधारी, विवेकपूर्ण । 

सचेतस्‌ (वि०) [ सह चेतसा -ब० स० ] ।. प्रज्ञावान 
2. भावक 3. एकमत । 

सचेल (वि०) [सह चेलेन ब० स० | क्त्त्रों से 
सुसज्जित । 

सचेष्ट: [सच्‌ -|-अच्‌, तथाभूतः सन्‌ इष्ट: |] आम का वक्ष । 

सजन (वि०) [सह जनेन ब० स० | मन॒ष्यों या 
जीवधारी प्राणियों से यक्‍क्त,--नः एक ही परिवार 
का व्यक्ति, बंधु, संबन्धी । 

सजल (वि०) [सह जलेन--ब० स० ] जलूमय, 
जलय कत, आदर, गीला, तर । 

सजाति, सजातीय (वि० ) [ समान जाति: अस्य, ब० स०, 
समानस्य सः, समानां जातिमहेति---समान-|-छ | 
. एक ही जाति का, एक ही वर का 2. समान, 
एक सा--पुं० एक ही जाति के स्त्री और प्ररुष से 
उत्पन्न पृत्र । 

सजुष्‌ (स्‌) (वि०) [ सह जुषते जुष्‌-| क्विपू, सहस्य 
सः ] . प्रिय, अनुरक्त 2. साथ लगा हुआ--पुं 
(कतृ ० सजू:, सजुषों, सजूषः, करण० द्वि० सजमभ्याम ) 
मित्र, साथी (अव्य०), सहित, यक्‍त । 

सज्ज (वि०) [ ससस्‍्ज्‌-अच्‌ | . तत्पर, तैयार कियाहुआ, 
तेयार कराया हुआ-सज्जो रथः-उत्तर ० १ 2. बस्त्रों 
से सुसज्जित, कपड़े धारण किये हुए 3. संबारा हुआ, 
सजधज या टीपटाप से तयार हुआ 4 पूर्णतः सुस- 
ज्जित, शस्त्र घारण किये हुए 5. क़िलेबन्दी करके 
सुसज्जित । 


सज्जनम्‌ [ सस्ज्‌+णिच्‌ --ल्यूटू | . जकड़ना, बाँधना 
2. वेशभूषा धारण करना 3. तैयारी करना, शस्त्रास्त्र 
घारण करना, सुसज्जित करना 4. चौकीदार, पहरे- 
दार 5. घाट,--नः भद्र पुरुष, दे० 'सत्‌' के अन्‍्तगंत, 
- ना . सजाना, संवारना, सुसज्जित करना 
2. वस्त्राभूषण धारण करके तैयार होना, सजावट । 

सज्जा [ सस्ज+-अ+#टठाप्‌ ] !. वेशभूषा, सजावट 
2. सुसज्जा, परिच्छद 3. संनिक साज सामान, कवच, 
जिरहबख्तर | 


' 
सज्जित ( वि०) [ सज्जा-+इतच्‌ ] ।. वस्त्र धारण किये 
हुए 2. सजाया हुआ 3. तेयार किया हुआ, साज- 
सामान से लेस 4. संवारा हुआ, हथियारों से लूस । 
सज्य (वि०) [ सहज्यया . ब० स०, सहस्य सः] . धनुष 
की डोरी से युक्त 2, डोरी से कसा हुआ (घनष आदि)। 
सज्योत्स्ना | सह ज्योत्स्तया ब० स० | चाँदनी रात । 
सदञ्च: | संचीयते अतन्न--सम्‌ +चि--ड |] ग्रंथ लेखन के 
काम आने वाले पत्रों का संग्रह । ै 
सञ्चत्‌ (१०) [सम्‌-- चत्‌ +- क्विप्‌] ठग, धर, बाजीगर। 
सञ्चय: | सम्‌-+चि--अच ] . ढेर रुगाना, एकत्र करना 
. 2. ढेर, राशि, संग्रह, भंडार, वाणिज्यवंस्तु - कतंब्य: 
सञ्चयो नित्य कर्तव्यों नातिसञ्चय:--सुभा ० 3. भारी 
परिमाण, संग्रह । 
सञू्चयनम्‌ [ सम्‌--चि-ल्यूट्‌ ] . एकत्र करना, संग्रह 
करना 2. फूल चुनना, शव भस्म हो जाने के बाद 


दि जो 


भस्मास्थिचय करना । 


सञ्चरः [| सम्‌- चर्‌-+क ] . मार्ग, एक राशि से दूसरी 
राशि पर स्थानान्तरण 2. रास्ता, पथ-- यत्रौषधि प्र- 
काशन नकत॑ दर्शितसंचरा:--कु० ६४३, रघु० १६। 
१२ >3. भीड़ी सड़क, संकरा मार्ग, संकीर्ण पथ 
4. प्रवेश द्वार 5. शरीर 6. हत्या 7. विकास । 

सञ्चरणम्‌.| सम्‌-+-चर्‌--ल्यट्‌ |] जाना, गमन करना, 
यात्रा करना । 

सञ्चल (वि०) [ सम्‌+चल्‌--अच्‌ | कांपने वाला, ठिठ- 
रने वाला । 

सञ्चलनम्‌ [ सम्‌+चल-+ल्यूट | विक्षोभ, कंपकंपी, 
हिलना, थरथरी--अचलसञ्चलनाहरणो रण:--कि० 
१८।८ । 

सञ्चाय्य: |] सम-+चि-+ण्यत्‌, नि० ] विशेष प्रकार का 
एक यज्ञ । 


सञ्चारः | सम्‌--चर्‌--घज्ा ] . गमन, गति यात्रा, 
पर्यटन-स पुन: पार्थंसञ्चारं सञ्चरत्यवनीपति:-काव्य ० 
१०, रघु० २।१५ 2. पारण, मार, संक्रम 3. पथ, 
रास्ता, सड़क, दर्रा 4. कठिन प्रगति या यात्रा 
5. कठिनाई, दुःख 6. गतिमान्‌ करना 7. भड़काना 
8.नेतृत्व करना, मार्ग प्रद्शन करना 9. संक्रामण, 
स्पशंसंचार 0. सांप की फण में पाईं जाने वाली मणि । 

सञज्चारक (वि०) [ सम्‌--चर्‌-+ण्व॒ल | संचार करने 
वाला, संक्रमण करने वाला,---कः . नेता, पथ प्रद- 
शंक 2, उकसाने वाला । 

सञउचारणम्‌ [ सम्‌--चर्‌-- णिच्‌-- ल्यूट ] गतिशील होना, 
प्रणोदित करना, संप्रेषण, नेतृत्व करना आदि । 

सड्चारिका | सम-+चर्‌+ण्वुल्‌--टापू, इत्वम्‌ ] . दूती, 
(दो प्रेमियों की) परस्पर संदेशवाहिका 2. दूती, 
कुटनी 3. जोड़ा, दम्पती 4. गंध, ब । 


( ६०६० ) 


सञ्चारिन (धि०) (स्त्री०-णी) [ सम्‌--चर्‌-|-णिनि ] 
4. गतिशी ल,गमनीय-सल्न्वारिणी नगर देवतेव-मा ० १, 
कु० ३।५४, ६।६७ 2. पर्यटन, भ्रमण 3. परिवर्तन- 
शील, अस्थिर, चंचल 4. दुर्गंम, अगम्य 5. क्षणभं- 
ग्र ज॑ंसे कि भाव, दे० नी० 6. प्रभावशाली 
7. आन्‌वंशिक, वंशपरम्पराप्राप्त ( रोग आदि ) 
8. छत का रोग 9. प्रणोदन, - पुं० . वायू, हवा 
2. घृप 3. वह क्षणभंगूर भाव जो स्थायी को शक्ति- 
सम्पन्न करता हूँ -- दे० व्यभिचारिन्‌ । 

सझ्चाली [सम--चल--ण--डीप्‌ | गूंजा को झाड़ी । 

सबण्चित (भू० क० क़ृ० / प्म -+चि--क्‍्त | 4. ढेर लगाया 
हुआ, संगहीत, जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया 
2. रकेखा गया, जमा किया गया 3. गिना गया, 
गणना की गई 4. भरा हुआ, सुसम्पन्न, युक्त 5. बाधित, 
अवरुद्ध 6. सघन, घिनका (जंसे कि जंगल) । 

सडब्चितिः (स्त्री०) [सम्‌|-चि-+- क्तिन | संग्रह, सञ्चय । 

सब्चिन्तनम [सम्‌- चिन्त्‌+ल्यूट | विचार, विमर्श । 

सड्चर्णम्‌ [सम्‌+चूण -+ल्यूट्‌ | चूर चूर करना । 

सठछछक्न (भू० क० कृ०) [सम्‌+छद्‌--क्‍त| . लिपटा 
हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ 2. वस्त्र पहने हुए । 

सझुछादनम्‌ [सम्‌ -|-छद्‌ -- णिच्‌ -+ ल्यूट्‌ | ढकना, छिपाना । 


सडज (भ्वा० पर० सजति, सक्‍त, इकारान्त या. उकारान्त 
उपसर्ं के लगाने पर धातु का 'स्‌ बदल कर ष्‌ हो 
जाता हैं) . संलग्न होना, जुड़े रहना, विपके रहना, 
-सुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणव: (ससज्जु:)-रघू ० 
४४७ 2. जकड़ना कमंवा० ( सज्जयते ) संलग्न 
होना, चिमटना, जड़े रहना प्रेर० (सज्जयति-ते ) 
--इच्छा ० (सिसंक्षति ); अनु-, 7. चिपकना, चिम- 
टना 2. जुड़ना, साथ होना-मृत्युजरा च व्याधिश्च 
दु:खं चानंककारणम्‌ । अनषक्तं सदा देहे - महा०, 
उत्तर० ४॥२, (कर्मंवा०) चिमटना, जुड़ जाना (आल ० 
से भी )-धरपूते च मनसि नभसीव न जातु रजो5नष- 
ज्यते -- दश ०, भग० ६।४, १८।१०, अव-, निलम्बित 
करना, संलग्न करना, चिमटना, फेकना, रखना-शि ० 
५१६, ७१६, ९७, कु० ७)२३ 2. सौंपना, सुपुर्द 
करना, निर्दिष्ट करना, (कमंवा०) 4. सम्पक में 
होना, मिलते रहना--म॒च्छ ० १।॥५४ 2. व्यस्त होना, 
तुल जाना, उत्सुक होना, आ-, . जकड़ना, जमाना, 
जोड़ना, मिलाना, रखना>चापमासज्य कण्ठ कु७ 
२।६४, श० ३।२६ (भ्ज) भूय: स भूमेघ रमाससज्ज 
--रघु० २७७४ 2. अभिदान करना, प्रेरित करना 
कि० १३।४४ 3. सिपुर्द करता, निदिष्ट करना 


4. चिमटना, लगे रहता नि-, . जमे रहना, चिमटना, _ 
डाल दिया जाना, रक्‍्खा जाना-कण्ठ स्वयंग्राहनिषक्त- : 


बाहु कु० ३॥७, रघु० ९५०, ११॥७०, १९।४५ 


किल्कक --८ू- जा ८-यप जा ........3.... मा. वृ॑पपननआर मम, छ छू. 


न्नात--ननाह' 


' 
4 


2. प्रतिबिम्बित होना-कु० १।१०, ७३६ 3. सलग्न 
होना प्र - ,. चिमटना, जुड़ना 2. प्रयुक्त होना, अनु- 
करण करना, प्रयुक्त किया जाना, सही उत्तरना, ठीक 
बेठना - इतरेतराश्रय: प्रसज्येत, वेषम्यनधुण्य नेश्वरस्य 
प्रसज्यते-- शारी० 3. संलूग्त होना, तस्यामसौ प्रास- 
जत्‌ - दश०, व्यति--, मिलाना, साथ-साथ जोड़ना, 
व्यतिषजति पदार्थातानतरः को5पि हेतु:--उत्त र० 

६९।१२ । 

सडजः [सम्‌--जन्‌+ड ] . ब्रह्मा का नाम 2. शिव का 
नाम । 

सउजयः [सम्‌--जि--अच्‌ ] घृतराष्ट्र के सारथि का नाम, 
(संजय ने कौरवों और पाण्डवों के झगड़े में शान्ति- 
पूर्ण समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 
निष्फल रहा । इसी ने अंधे राजा घृतराष्ट्र को महा- 
भारत के यूद्ध का विवरण सुनाया-तु० भग० ११) । 

सञ्जल्प: [सम -!-जल्प्‌ - घल्ण_]4. वार्तालाप 2. अव्यवस्थित 
बातचीत, बकवादकरना , गड़बड़ 3. शोरगुल, हं गामा । 

सड्जवनम्‌ [सम्‌--जु-ल्यूट |] चतु:शाल, आमने सामने के 
चार घरों का समूह जिनके बीच में आंगन वन गया 
हो। 

सञ्जजा [सञ्ज--टाप ] बकरी । 

सञ्जीवनम [सम्‌--जीव्‌-+ल्यूट] . साथ साथ रहना 
2. जीवित करना, जीवन देना, पुनर्जीवन, पुनः सजी- 
वता 3. इकक्‍्कीस नरकों में से एक नरक, दे० मन्‌ ० 
४८९ 4. चार घरों का संमह, चतु:शालू,--नी एक 
प्रकार का अमृत (कहते हैं कि इसके सेवन से मृतक 
भी पुनर्जीवित हो जाता है) । 

सच्चे (वि०) [सम्‌-ज्ञा--क] 4. जिसके घटने चलते 
समय आपस में टकराते हों 2. होश में आया हुआ 
3. नामवाला; नामक-दे० नी० संज्ञा,-ज्ञम्‌ एक 
प्रकार का पीला सुगंधित काष्ठ । 


सञ्जलपनम्‌ [सम्‌-ज्ञा+णिच्‌ +ल्यूट, पुकागमः, हृस्वः | 
हत्या, वध । 

सउज्ञा [सम्‌--ज्ञा+अडः--टाप | 3. चेतना, होश--सड्ज्ञां 
लभू, आपद्‌ या प्रतिपद्‌ फिर चतन्य प्राप्त करना, 
होश में आना 2. जानकारी, समझ 3. बृद्धि, मन 
4. संकेत, इंगित, निशान, हाव-भाव--मुखा पितकां- 
गुलिसज्ज्ञयंव मा चापलायेति गणान्‌ व्यनेषीत्‌--कु० 
३।४१ 5. नाम, पद, अभिधान, इस अथ म्रें प्रायः 
समास के अन्त में-नहं विमृक्ता: सुखदुःखसल्श: 
--भग० १५।५ 6. (व्या० में) . विशेष अर्थ रखने 
वाला नाम या संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा 7. 'प्रत्यय' 
का परिभाषिक नाम 8. गायत्री मन्त्र, दे० ग्रायत्री 
9. विश्वकर्मा की पुत्री और सूर्य की पत्नी, यम, यमी 
और दोनों अश्विनी कुमारों की माता, (इस विषय में 


( १०६१ ) 


एक उपाख्यान प्रसिद्ध हें, कहते हें एक बार संज्ञा 
अपने पित॒गृह जाने की इच्छा करने लगी, उसने अपने 
पति सूर्य से अनमति मांगी, परन्तु वह न मिल सको । 
संज्ञा ने अपनी इच्छापूर्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया 
अतः अपनी दिव्यशक्ति के द्वारा उसने ठीक अपने 
जसी एक स्त्री का निर्माण किया, जो मानो उसको 
छाया थी (और इसी लिए उसका नाम छाया पड़ा ) । 
उस निर्मित स्त्री को अपने स्थान पर रख कर वह 
सूर्य को बिना बताये अपने पितृगृह चली गई । बाद 

सूर्य के छाया से तीन बालक उत्पन्न हुए (दे० 
छाया ), छाया सुख पूवक सूर्य के साथ रहती जब 
संज्ञा वापिस आई तो सूर्य ने उसे घर मे नहीं रक्‍्खा । 
अपमानित और निराश होकर संज्ञा न घोड़ी का रूप 
धारण कर लिया और पशथ्वी पर घूमने लगी । समय 
पाकर सूर्य को वस्तुस्थिति का पता छूंगा, उसने जाना 
कि उसकी पत्नी घोड़ी के रूप में घमती हू । फलत 
उसने भी घोड़े के रूप धारण कर अपनी पत्नी से 
समागम किया । उससे उसके अश्विनी कुमार नामक 


दो पुत्र उत्पन्न हुए) । सम० - अधिकारः एक प्रधान 
नियम जिसके अनुसार तदन्तर्गत नियमों का विशेष 
नाम रक्‍खा जाता हे, और वे सब नियम उससे 
प्रभावित होते है;--विषयः विशेषण,--सुतः शनि का 
विद्येषण । 

सउज्ञानम्‌ [सम्‌-ज्ञा-+ल्यूट| जानकारी, समझ । 

सडज्ञापनम [सम्‌--ज्ञा+णिच्‌--ल्यूटू, पुक] . सूचित 
करना 2. अध्यापन 3. वध, हत्या । के 

सउज्ञावत (वि० ) [सउज्ञा-- मतप्‌ | ।. सचेतन, होश में आया 
हुआ, पुनर्जीवित 2. नाम वाला । 

सख्जशित (वि० )[सड्ज्ञा+-इतच्‌ | नाम वाला, नामक, नाम 
धारी । 

सडण्क्षिन (वि०) [सऊज्ञा-+-इनि] . नामवारा 2. जिसका 
नाम रक्‍खा जाय । 

सञऊज्नु (वि०) [संहते जानुनी यस्य-ब० स०, जानुस्थान ज्ञुः | 
जिसके घटने चलते समय टकराते हों । 


सञ्ज्वरः [सम --ज्वर्‌--अप्‌] . अतिताप, बुखार 2. गर्मी 


3. क्रोघ । 
सट | (भ्वा० पर सटति) बांटना, भाग बनाना । 
॥ (चरा० उभ० साटयति-ते) प्रकट करना, प्रदशन 
करना स्पष्ट करना । 
सटम, सटा [सट-+-अच्‌,-|टाप वा] 4. संनन्‍्यासी को 


जाम. हाजा. काम ता जमणथा . धन. ॥".* ५ ० >-कममूही -+- 2०००-००» मू5०००००००००००००००»+.. नम +००मूःः+.. नमूहइ“गनआ "गा" का। गाना. वमाका" हा. धा। "गाता" "-ाह"-गायाा++-...नू.-+--००००००० ४७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७००७७०७७»७»»»»»»»»«««०«ल्‍।. जनम... "या "ायाााााााााा"---ाहा न... ननननननननम- एम्मीए...-.. ०० "गाज" गायन 


जटाएँ 2. (सिंह की) अयाल -मुद्रा० ७६, शि० 


१।४७ 3. सूअर के खड़े बाल विद्यन्तमुद्धतसटा 
प्रतिहन्तुमीष:-रघ्‌ ० ९१६० 4. शिखा, चोटी । सम० 
”जअड्ू: सिह । 


(चुरा० उभ० सट्टयति ते) क्षति पहुंचाना, 


नेट, 


मार डालना 2. बलवान होना 3. देना 4. लेना, 
5. रहना । 
सट्टकम [ सट्ट +ण्बुल | प्राकृत भाषा का एक उपरूपक, 
उदा० करपरमंजरी--दे० सा० द० ५४२ । 
सटदवा (स्त्री०) [| सठ--व, पृषो ० ]!. एक पक्षिविशेष 
2. एक वाद्ययत्र । 
सठ (चरा० उभ० साठयति-- ते) 4. समाप्त करना, पूरा 
करना 2. अघरा छोड़ देना 3. जाना, हिलना-जुलना 
4. अलंकृत करना, सजाना । 
सणसत्रम॒[>-शणसूत्र, पृषो० ] सन की बनी डोरी 
या रस्सी । 
सण्ड दे० “'षण्ढ । 
सण्डिदः [ --सन्दश, पृषो ० ] चिमटा या संडासी । 
सण्डीनम | सम्‌--डी- क्त | पक्षियों की विभिन्न उड़ानों 
में से एक; दे० 'डीन । 
(वि०) (स्त्री०--) [ अतीस्‌ -+-शतृ, अकारलोपः | 
. वर्तमान, विद्यमान, मौजूद--सन्तः स्वतः प्रकाशन्ते 
गुणा न परतो नणाम्‌ भामि० १११२० श० ७।१२ 
वास्तविक, असली, सत्य 3. अच्छा, सदगणसंपन्‍्न 
घर्मात्मा या सती-सती योगविसृष्टदेहा - कु० 
१।२१, श० ५११७ 4. कुलीन, योग्य, उच्च, जंसा 
कि 'सत्कुलम्‌' में 5. ठीक, उचित 6. सर्वोत्तिम, श्रेष्ठ 
7. सम्माननीय, आदरणीय 8. बद्धिमान्‌, विद्वान 
9. मनोहर, सुन्दर 0. दृढ़, स्थिर,-- (पुं० ) भवद्रपुरुष 
सदगणी व्यक्ति, ऋषि--आदानं हि विसर्गाय सतां 
वारिमचामिव -- रघ० ४।८६, अविरतंं परकायक्ृतां 
सतां मधरिमातिशयेन वचोउ्मतम्‌ भामि० १।११३, 
भतं० २१८, रघृ० १॥१०, (नपुं०) . जो वस्तुत 
विद्यमान हो, सत्ता, अस्तित्व, सवंनिरपेक्ष सत्ता 
2. वस्तुतः विद्यमान, सचाई, वास्तविकता 3. भद्र 
जैसा कि 'सदसत' में 4. ब्रह्म या परमात्मा, (सत्कृ 
आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना) । 


सम० असत (सदसत्‌) (वि०) 7. विद्यमान और 
अविद्यमान, मौजद, जो मौजूद न हो 2. असली और 
नकली 3. सत्य और मिथ्या 4. भछा और बुरा 
ठीक और गलत 5. पुण्यात्मा और दुष्ट (नपुं० द्वि० 
व०) 4. अस्तित्व और अनस्तित्व 2. भलाई और 
बराई, ठीक और गरुत, “विवेकः भलाई और बुराई 
में अथवा सच और झूठ में विवेक, 'व्यक्तिहेतुः भलाई 
और बराई में विवेक का कारण-न्तं सन्त 
श्रोतुमहेन्ति.. सदसद्वयक्तिहेतवः - रघु०ण १॥१० 
--आचारः (सदाचारः) [. सद्बघयवहार, शिष्ट 
आचरण 2. मानी हुई रस्म, परपराप्राप्त पर्व 
स्मरणातीत प्रथा मनु० २।१८, - आत्मन्‌ (वि०) 
गणी, भद्र,--उत्तरम उचित या अच्छा जवाब,-कमन्‌ 


5, 


सत्‌ 


( १०६२ ) 


(नपुं०) 7. गुणयक्त या पुण्यकार्य 2. सदगण, 
पावनता 3. आतिथ्य, - काण्ड: बाज, चील, - कारः 
. कृपा तथा आतिथ्यपूर्ण व्यवहार, सत्कारयक्त 
स्वागत 2. सम्मान, आदर 3. देखभाल, ध्यान 
4. भोजन 5. पं, धामिक त्योहार, कुलम्‌ सत्कुल, 
उत्तम कुल, कुलोन (वि०) उत्तम कुल में उत्पन्न, 
उच्चकुलोद्धूव,, कृत (वि०) . भलीभांति या उचित 
ढंग से किया गया 2. सत्कार पूर्वक स्वागत किया 
गया 3. पृज्य, प्रतिष्ठित, सम्मानित 4. पूजित, 
अलंकृत 5. स्वागत किया गया, (तः:) शिव का 
विशेषण, (तम) . आतिथ्य 2, सद्गण, शुचिता 
--ह#ति, (स्त्री०) (. सादर व्यवहार, आतिथ्य, 
आतिथ्यपूर्ण स्वागत 2. सदगुण, सदाचार,-क्रिया 
. सदगुण, भलाई - शकुन्तछा मूतिमती च सत्तक्रिया- 
श० ५११५ 2. धर्मार्थता, सत्कमे, पृण्यकाय 
3. आतिथ्य, आतिथ्यपूर्ण स्वागत 4. शिष्टाचार, 
अभिवादन 5. शुद्धिसंस्कार 6. अन्येष्टि संस्कार, 


ओऔध्वंदहिक क्रिया,-- गतिः (स्त्री०) (सदगतिः) 
उत्तम स्थिति, आनन्द, स्वगंसुख, -- गुण (वि०) अच्छे 
गणों से य॒क्‍त, पुण्यात्मा, (णः) पुण्यका्य, उत्तमता, 
भलाई, नंकी -- चरित, -- चरित्र (वि०) (सच्चरित 
-अ) सदाचारी, ईमानदार पुण्यात्मा, धर्मात्मा--सून: 
सच्चरित:--भतं०* २॥२५, (नपुं०) . सदाचार, 
पृण्याचरण 2. भद्रपुरुषों का इतिहास-श० १, - चारा 
(सच्चारा ) हल्दी,-- चिद्‌ (नपुं०) (सच्चिद्‌) पर- 
मात्मा, “अंशः सत्‌ और चित्‌ का भाग, “अआत्मन 
(पुं०) सत्‌ और चित्‌ से यकत आत्मा “आनन्द: 
'सत्‌ या अस्तित्व, ज्ञान और हर्ष परमात्मा का 
विशेषण,--जनः (सज्जन: ) भद्र पुरुष, पृण्यात्मा, 
--पन्नम कमल का नया पत्ता, - पथः 4. अच्छा मार्ग 
2. कतेंब्य का सन्‍्मागं, शुद्धाच रण, पुण्याचरण 3. शास्त्र- 
विहित सिद्धांत,--परिग्रहः योग्य व्यक्ति से (दान) 
ग्रहण करना,--पशुः यज्ञ में दी जाने वाली बलि के 
लिए उपयक्त पशु, सुचारु यज्ञीय बलि,--पात्रम्‌ योग्य 
व्यक्ति, पुण्यात्मा, बर्षः योग्य आदाता के प्रति 
अनग्रह की वर्षा, योग्यव्यक्ति के प्रति उदारता का 


बर्ताव, वर्षिन (वि०) पात्रता का विचार कर दान 
आदि देने वाला,--पुत्रः . भला पुत्र, योग्य पुत्र 
2. वह पुत्र जो पितरों के सम्मान में सभी विहित 
कर्मों का अनुष्ठान करे,--प्रतिपक्ष: (तक० में) 
पांच प्रकार के हेत्वाभासों में से एक, प्रति संतुलित 
हेत, वह हेतु जिसके विपक्ष में अन्य समकक्ष हेतु भी 


हो, उदा० “शब्द नित्य हे क्‍यों कि यह श्रव्य हैं, 


--शब्द अनित्य है क्योंकि यह उत्पन्न हुआ हे ,-फलः 
अनार का पेड़, - भावः (सद्भावः) . सत्ता, विद्य- 


मानता, अस्तित्व 2. वस्तुस्थिति, वास्तविकता 
3. सद्वृत्ति, अच्छा स्वभाव, सौजन्य 4. भद्गता, 
साधुता,--मातुरः (सन्मातुरः) धघर्मपरायण माता का 
पुत्र,--मात्र: (सन्मात्र:) जिसका केवल अस्तित्व माना 
जाय, जीव, आत्मा, मानः (सन्मान:) भद्रपुरुषों का 
सम्मान, मित्रम्‌ (सन्सित्रम्‌) विश्वासपात्र मित्र, 
: युवति: (स्त्री०) सती साध्वी स्त्री, - बंश (वि०) 
अच्छे कुल का, कुलीन,--वबचस्‌ (नपूं०) रुचिकर 
तथा सुखद भाषण,--वस्तु (नपुं०) 4. अच्छी वस्तु 
2. अच्छी कथावस्तु-विक्रम ० १।२,--विद्य 
(वि०) सुशिक्षित, बहुश्रुत,-बृत्त (वि०) . अच्छे 
व्यवहार का, सदाचारी, पृण्याचरण करने वाला, 
खरा 2. बिल्कुल गोल, वर्तुलाकार - सद्वत्त: स्तन- 
मण्डलस्तव कथ॑ प्राणमंम क्रीडति--गीत० ३, (यहाँ 
दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं, (त्लम) . सदाचार, पृण्याचरण 
2. अच्छा स्वभाव, रोचक प्रक्ृति,-- संसगगे:,-- सन्नि- 
धानम्‌, - सड्भ:,--स ड्रति:, - समागमः, भले मनुष्यों 
का समाज या मण्डली, भले मनुष्यों का समाज या 
मण्डली, भले मनुष्यों की संगति--तथा सत्संनिधानेन 
मूर्खा याति प्रवीणताम्‌ हि० १--संप्रयोगः: सही 
प्रयोग,---सहाय (वि०) अच्छे मित्र जिसके सहायक 
है, (यः) अच्छा साथी,--सार (वि०) अच्छे रस 
वाला (₹:) व. एक प्रकार का वक्ष 2. कवि 
3. चित्रकार,--हेतुः (सद्धेतु)) निर्दोष अथवा वैध 
कारण । 


सतत (विं०) [सम्‌-+-तन्‌ -+क्त, सम: अन्त्यलोप:] निरंतर 


नित्य, सदा रहने वाला, शाइवत,--तम्र॒(अव्य० ) 
लगातार, अविच्छिन्न रूप से, नित्य, सदा, हमेशा 
“ सुलभा: पुरुषा राजन सततं प्रियवादिन:--राम० । 
सम्०-- गः--गतिः वायु--सलिलतले सततगतीनन्तः 
संचारिण:ः संनिगुृह्य शय्या कार्या--दश०, सततगास्त- 
तगानगिरोइलिभि: शि० ६।५, नेत्रा नीताः सतत 
गतिना यद्विमानाग्रभूमी: - मेघ०ण ६९,- यायिन 


(वि०) . सदेव गतिशील 2. क्षयशील । 
सतर्क (वि०) [तर्कण सह--ब० स०] 4. तर्क करने में 


निपुण 2. सचेत, सावधान । 


सतिः (स्त्री०) [सम्‌+क्तिन्‌ मलोपः] . उपहार, दान 


2. अन्त, विनाश ।& 


सती (स्त्री०) [सत्‌-+डीप | !. साध्वी स्त्री (या पत्नी) 


कु० १।२१ 2. संनन्‍्यासिनी 3. दुर्गादेवी--कु० १।२१। 


सतीत्वम्‌ | सती--त्व ] सती होने का भाव, सतीपन। 
सतीनः [ सती+नी--ड ] ॥4. एक प्रकारकी दाल, 


मटर 2. बाँस । 


सतीर्थ:, - सती््यं: | समान: तीर्थ: गुरुयंस्य--ब० स०, 


तीथ गुरो वसति इत्यर्थे यत्‌ प्रत्यय:--समानस्य 


े 


( १०६३ ) 


सः| सहाध्यायी, साथ अध्ययन करने वाले 
ब्रह्मतारी । 

सतोलः [ सतोी--लक्ष--ड | . बाँस 2. हवा, वाय 
3. मटर, दाल (स्त्री० भी) । 

सतेर: [ सन --एर, तान्तादेश: | भूसी, चोकर । 

सत्ता [| सत्‌+तरू-+-ठाप्‌ | 4. अस्तित्व, विद्यमानता 
होने का भाव 2. वस्तुस्थिति, वास्तविकता 3. उच्च- 
तम जाति या सामान्यता 4. उत्तमता, श्रेष्ठता । 

सत्त्रम्‌ [ बहुधा -सत्रम्‌ू-- लिखा जाता हैँ, सद+ष्ट्र ] 
], यज्ञीय अवधि जो प्रायः १३ से १०० दिन तक 
होने बाले यज्ञों में पाई जाती हूँ 2. यज्ञमात्र 3. आहुति 


चढ़ावा, उपहार 4. उदारता, वदान्यता 5. सदगण 
6. घर, निवासस्थान 7. आवरण 8. धनदौलत 
9. जंगल, बन--कि० १३।९ व0 तालाब, पोखर 


]. जालसाजी, ठगना 42. शरणगह, आश्रम, आश्रय- 
स्थान । सम०--अयनम्‌ (णम्‌) यज्ञों का चलने 
वाला दीघ कायकाल । 

सत्त्रा (अव्य ०) [ सद्‌--त्रा ] के साथ, मिल कर, सहित । 
सम०--हन्‌ (पुं०) इन्द्र का विशेषण । 

सत्त्रिः [ सद--त्रि |] 4. बादल 2. हाथी । 

सत्त्रिन (पुं०) [सत्त्र/-इनि ] जो निरन्तर यज्ञानृष्ठान 
करता रहता हैं, उदार गृहस्थ--शि० १४।३२ । 

सत््वम्‌ (प्रथम दस अर्थों में पं० भी होता है) [ सतो 


भावः सत्‌+त्व | . होने का भाव, अस्तित्व, . 


सत्ता 2. प्रकृति, मलतत्व 3. स्वाभाविक चरित्र, सहज 
स्वभाव 4. जीवन, जीव, प्राण, जीवनी शक्ति, प्र;ण- 
राक्ति का सिद्धान्त -श० २॥९ 5. चेतना, मन, 
ज्ञान 6. भ्रूण 7. तत्त्वाथ, वस्तु, सम्पत्ति 8. मूलतत्तज, 
जसे कि पृथ्वी, वाय, अग्नि आदि 9. प्राणघधारी जीव 
जानदार, जन्तु,-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टस त्वान-रघ ० 
२।८, १५।१५, श० २।७ 0. भत, प्रेत, पिशाच 
. भद्गता, सदगण, श्रेष्ठता 2. सचाई, वास्तविकता 
निश्चय 43. सामध्य, ऊर्जा, साहस, बल, शक्ति 
अन्तहित शक्ति, वह तत्त्व जिससे पुरुष बनता हं, 
पुरुषा्थ --क्रियासिद्धि: सत्तवे भवति महतां नोपकरणे 
-““सुभा ०--रघु० ५३१, मुद्रा० ३२२ ॥4. ब॒द्धि- 
मत्ता, अच्छी समझ व5. भद्रता और शचिता का 
सर्वोत्तम गुण, सात्तविक, (देवों ,तथा स्वर्गीय प्राणियों 
मे यह बहुतायत से पाया जाता है) 6. स्वाभाविक 


गण या लक्षण ॥7. संज्ञा, नाम। सम० --अनरूप 
(वि०) मनृष्य के सहज स्वभाघ या अन्तहित चरित्र 
के अनुसार-भत्‌ ० २।३० 2. अपने साधन या संपत्ति 
के अनुसार -रघु० ७।३२, (यहाँ मल्लि० व्याख्या 
प्रकरणानुकलू उपयुक्त प्रतीत नहीं होती ),--उद्बेक 
. भद्रता के गृुग का आधिक्य 2. साहस या सामर्थ्यं 


में प्रखता, लक्षणम गर्भ के लक्षण--श० ५, 
--विप्लबः चेतना की हानि, विहित (वि०) 
. प्राकृतिक 2. सदगणी, पुण्यात्मा, खरा, - संशुद्धि 
(स्त्री०) प्रकृति की पवित्रता या खरापन, - संपन्न 
(वि०) सदगणों से यक्‍त, पुण्यात्मा,--संप्लब 
. बल या सामथ्यं की हानि 2. विश्वविनाश, प्ररूय 
“:सारः . सामथ्य का सार, असाधारण साहस 
2 अत्यन्त शक्तिशाली पुरुष,--स्थ (वि०) . अपनी 
प्रकृति में स्थित 2. पशुओं में अन्तहित 3. सजीव 
4. सत्ततगण विशिष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ । 

सत्त्वमेजय (वि०) [ सत्त्व-+-एज्‌--णिच्‌ --खशू, मम | 
पशुओं या जीवधारी प्राणियों को डराने वाला ॥ 

सत्य. (व०) [सते हितम--सत्‌+यत्‌ | 4. सच्चा 
वास्तविक, असली, जसा कि सत्यब्रत, सत्यसन्ध में 
2. ईमानदार, निष्कपट, सच्चा, निष्ठावान्‌ 3. सद- 
गणसम्पन्न, खरा, --त्यः ब्रह्मलोक, सत्यलोक, भूमि के 
ऊपर सात लोकों में सबसे ऊपर का लोक--दे ० लोक 
2. पीपल का पेड़ 3. राम का नाम 4. विष्णु का नाम 
5. नांदीमख श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवता,-त्यम्‌ 
. सचाई--मोनात्सत्यं विशिष्यते--मन ० २।८३, सत्य 
ब्र . सच बोलना 2. निष्कपटता 3. भद्रता, सदगुण 
शचिता 4. शपथ, प्रतिज्ञा, गंभीर दृढोक्ति--सत्याद 
गरुमलोपयन्‌-रघु ० १२।९, मन्‌० ८।११३ 5. सचाई 
प्रदशित सत्यता या रूढि 6. चारों यगों में पहलां यग 
स्वर्णयूग, सत्ययुग 7. पानी,--त्यम्‌ (अव्य०) सच- 
मच, वस्तुतः, निस्संदेह, निशुचय ही, वस्तुतस्तु--सत्य 
शपामि ते पादप द्भूजस्पशन--का ०, कु० ६।१९ । सम० 
>जअनत (वि०) . सच और मिथ्या--सत्यानृता च 
परुषा --हि० २।१८३ 2. सच प्रतीत होने वाला परन्तु 


सिथ्या (-तम्‌,-ले) !. सचाई और झूठ 2. झूठ और 
सच का अभ्यास अर्थात्‌ व्यापार, वाणिज्य --मनु० 
४४, ६, - अभिसन्धि (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करने वाला, निष्कपट,--उत्कर्षः . सचाई म॑ प्रमखता 
3. सच्ची श्रेष्ठता,--उद्य (वि०) सत्यभाषी,--उप- 
याचन (वि०) प्राथना पूरी करन वाला,--कामः सत्य 
का प्रेमी, तपस एक ऋषि का नाम,-दशिन (अव्य० ) 
सचाई को देखने वाला, सत्यता को भांपने वाला, 
--घन (वि०) सत्य के गण से समृद्ध, अत्यंत सच्चा 
“घति (वि०) परम सत्यवादी,--पुरम्‌ विष्णुलोक 
“युत (वि०) सत्यता से पवित्र किया हुआ (जंसे 
कि वचन ) सत्यपृतां वर्देद्ाणीं-मन्‌ ०-६।४६,-प्रतिज्ञ 
(वि०) वादे का पक्का, अपने वचन का पालन 
करने वाला, भामा सत्राजित की पुत्री तथा कृष्ण 
की प्रिय पत्नी का नाम, (इसी सत्यभाभा के लिए 
कृष्ण ने इन्द्र से यद्ध किया, तथा ननन्‍्दनवन से पारि- 


( १०६४ ) 


जात वृक्ष लाकर उसके उद्यान म॑ लगाया), युगम्‌ 
स्वर्णयुग, दे” ऊ० सत्य (६) - वचस (वि०) सत्य- 
वादी, सत्यनिष्ठ, (पुं०) . सन्‍्त, ऋषि 2. महात्मा 
(नपुं०) सचाई, ईमानदारी,--वद्य (वि०) सत्यभाषी 
(यम) सचाई, ईमानदारी,--वाच्‌ (वि) सत्यवादी 
सत्यनिष्ठ, खरा (पुं०) . सन्त, महात्मा, ऋषि 


कोवा,-- वाक्यम्‌ सत्यभाषण, खरापन,- वादिन्‌(वि०). 


. सत्यभाषी 2. निष्कपट, स्पष्टभाषी, खरा, - ब्वत, 
--संगर,-संघ (वि०) . वादे का पक्‍का, अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, 
निष्कपट, - भ्रावणम शपथग्रहण, संकाश (वि०) 
प्रशस्त, गुंजाइश वाला, देखने में ठीक जंचता हुआ, 
सत्याभ । 

सत्यड्भार: [सत्य-+-क्ृ+घव्न , मम] सत्य करना, वादा 
पूरा करना, सौदे या संविदा को शर्त पूरी करना 
2. बयाने की रक़म, अगाऊ दिया गया घन, ठेके का 
काम पूरा करने के लिए जमानत के रूप में दी गई 
अग्रिम राशि - कि० ११।५० । 


सत्यवत्‌ (वि०) [ सत्य+मतुप्‌]) सत्यभाषी, सत्यनिष्ठ, 
पूं० एक राजा का नाम, साधित्री का पति,--ती एक 
मछण की लड़की जो पराशर मनि के सहवास से व्यास 
की माता बनी, सुतः व्यास । 

सत्या [सत्यमस्ति अस्या: -सत्य | अच--ठाप्‌ | . सचाई, 
ईमानदारी 2. सीता का नाम 3, द्रौपदी का नाम, 
--कि० ११।५० 4. व्यास की माता सत्यवती का नाम 
5. दुर्गा का नाम 6. कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का 
नाम । 

सत्यापनम्‌ [सत्य--णिच्‌ --ल्यट, पुकागमः] . सत्यभाषण 
करना, सत्य का पालन करना 2. (किसी संविदा या 
सौदे आदि की ) शर्ते प्री करना । 

सत्र दे० सत्त्र । 

सत्रप (वि०) [सह त्रपया-ब० स०] लज्जाशील, विनयी । 

सत्राजित (पुं9) निध्न का पुत्र तथा सत्यभामा का पिता 
(सत्राजित को सूर्य से स्यमन्तक नाम की मणि प्राप्त 
हुई थी, और उसने उसको अपने कण्ठ में पहन लिया 
था। बाद में सत्राजित्‌ नें इस मणि को अपने भाई 
प्रसेन को दे दिया -प्रसेत से यह मणि वानरराज 
जांबवान के हाथ लगी, जब कि उसने प्रसेन का वध 
किया । फिर कृष्ण ने जांबवान से युद्ध किया और 
उसे परास्त कर दिया । अतः जांबवान ने अपनी पत्री 
के साथ यह मणि कृष्ण को दे दी । दे० जाम्बवत । 
कृष्ण ने इस मणि को इसके मल अधिकारी सत्राजित्‌ 
को दे दिया। सत्राजित ने भी क्ृतज्ञता के कारण यह 
मणि, अपनी पुत्री सत्यभामा समेत कृष्ण को ही 
अपित कर दी। उसके परचात्‌ एक बार जब इस 


मणि के साथ सत्यभामा अपने पिता के घर विद्यमान 
थी तो अक्रर नामक यादव के भड़काने पर, जो स्वयं 
इस मणि को लेना चाहता था, शतथन्‍न्वा ने सत्राजित 
को मार डाला और वह मणि लेकर अक़र को दे दी। 
उसके बाद कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला। परच्तु 
जब उन्हें पता लगा कि वह मणि तो अकर के पास 
है तो उन्होंने कहा कि एक बार वह मणि सब लोगों 
को दिखा दी जाय तथा फिर अक्र भले ही उस मणि 
को अपने पास रक्‍ख ) । 

सत्वर (वि०) [ सह त्वरया--ब० स० ] फुर्तीला, द्व॒ुत- 
गामी, चस्त,--रम (अव्य०) शीघ्र, जल्दी से । 

सयत्कार (वि०) [ सह थत्कारेण ]) वह मनुष्य जिसके 
मह से बोलते समय थक निकले, रः; बात के साथ 
मह से थक निकलना । 


[ (मवा० पर०--कुछ के अनुसार तुदा० पर०-सीदति, 
सन्न, प्रति को छोड़कर अन्य इकारान्त तथा उका- 
रान्त उपसम् के लगने पर सद्‌ के स को ष्‌ हो जाता 
है) !. बेठना, बंठ जाना, आराम करना, लेटना, लेट 
जाना, विश्राम करना, बस जाना,--अमदा: सेदुरेक- 
स्मिन्‌ नितम्बं निखिला गिरेः-भट्टि ० ९।५८ 2. ड्बना 
गोते लगाना--तैन त्वं विदु्षां मध्य पड्ढूं गौरिव 
सीदर्सि--हि० प्र० २४ (यहाँ इस शब्द का अथ 
-४-भी हू) 3. जीना, रहना, बसना, वास करना 
4. खिन्न होना, हतोत्साह होना, निराश होना, हताश 
होना, भग्नाशा में डब जाना नाथ हरे जय नाथ 
हरे सीदति राधा वासग॒हे गीत० ६ 5. स्लान 
होना, नष्ट होना, बवाद होना, छीजना, नष्ट होना 
>-विपन्नायां नीतोी सकलूमवशं सीदति जगत्‌-हि० 
२।७७, रघृ० ७।६४, हि० २।१३० 6. दुःखी होना, 
पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, असहाय होना--कि० 
१३।६०, मनु ० ८।२१ 7. बाधित होना, विध्न यूक्‍त 
होता,--मनु ० ९।९४ 8. म्लान होना, क्लान्‍्त होता, 
थका हुआ होना, निढाल होना, अवसन्न होना 
>सीदति में हृदयं - का०, सीदन्ति मम गात्राणि 
>भेग० १।२८ 9. जाता, प्रर० (सादयति 
>>तै) . बिठाना, आराम कराना इच्छा० (सिष-< 
त्सति) बठने की इच्छा करना, अब --, . निढाल 
होना, मछित होना, विफल होना, रास्ते से हट जाना 
--करिणी पद्धूमिवावसीदति -कि० २।६, ४।२० 
भट्टि० ६४२४ 2, भगतना, उपेक्षित होना 3. हतो 
त्साह होना, श्रान्त होना 4. नष्ट होना, क्षीण होना 
समाप्त होना--ना स्त्यद्य मसमोी बन्धः कृत्वायं नावसी- 
दत्ति,--(प्रेर ०) . अवसनन्‍्न करना, हतीत्साह करना, 
बर्बाद करना--भग० ६।५ 2. दूर करना, हटाना 
-ओत्सुक्यमात्र मवसादयति प्रतिष्ठा--श० ५।६ 3. नष्ट 


( १०६५ ) 


करना, मार डालना, आ-, . नीचे बंठना, निकट बंठना 
2. घात में रहना 3. पहुँचना, उपगमन करना, पास 
जाना-हिमालयस्यालयमाससाद-कु ० ७।६९,शि० २।२ 
रघु० ६।४ 4. अकस्मात्‌ मिलना, प्राप्त करना, निर्माण 
करना -रघु० ५१६०, १४।२५ 5. भुग तना-भद्ठि० 
२।२६ 6. मुठभेड़ होना, आकमण करना 7. रखना, 
(प्रेर०) [. दुर्घटना होना, पाना, हासिल करना, 
प्राप्त करन।,--अम रगणनालेख्यमासाद्य---रघु ० ८।९५ 
2. उपगमन करना, पास जाना, पहुँचना, अधिकार 
में करना नक्र: स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति 
>ऊःपंच० ३।४६, मेघ० ३४, भट्टि० ८।३७ 3. पकड़ 
लेना---अनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वेनतैयमप्यासाद- 
येयम्‌ - विक्रम० १ 4. मुठभेड़ होना, आक्रमण करना 
“भट्टि० ६९५, उद्‌--, , ड्बना (आलं० से भी), 
बर्बाद होना, क्षीण होना-उत्सीदेयरिमे लोका:--भग० 
२।२४ 2. छोड़ देना, त्याग देना 3. विद्रोह के लिए 
उठना; ( प्रेर० ) . नष्ट करना, उन्मूलन करना 
“उत्सायन्ते जातिधर्मा:-अग० १४२ मनु» 


९।२६७ 2. उलटना 3. मरना, मालिश करना, उप-, 
. निकट बठना, पहुँचना, पास जाना . उपसेदुदंश- 
ग्रीवम्‌ -भट्टठि० ९९२, ६।१३५ 2. सेवा में प्रस्तुत 
रहना, सेवा करना -आकल्पसाधनं॑स्तैस्त रुपसेद: 
प्रसाधघका:-- रघु० १७।२२, शि० १३॥३४ 3. चढ़ाई 
करना, नि -, . नीचे बठ जाना, लेटना, विश्राम 
करना -उष्णाल: शिश्षिरं निषीदरति तरोम॑लालनाले 
शिखी -विक्रम० २॥।२३ 2. ड्वना, विफल होना, 
निराश होना, प्र , 4. प्रसन्न होना, कृपाल होना, 
मंगलप्रद होना--प्रायः तुमुन्नन्त के साथ तमाल- 
पत्रास्त रणासु रन्तुं प्रसोद शश्वन्मलयस्थलीषु--रघु ० 
६।६४ 2. आश्वस्त होना, परितुष्ट होना, सन्तुष्ट 
होना--निमित्तमुहिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्या- 
पग्ममे प्रसीदरति -पंच० १।२८३ 3. निमेल होना, 
स्वच्छ होना, स्पष्ट होना, चमकना (शा० और आ०) 
दिश: प्रसेदुमेरतों ववृ: सुखा:--रघ्‌ ० ३।१४, प्रससा- 
दोदयादम्भ: कुम्भयोनेमंहौजस: --४॥२१ 4. फल 
आना, सफल होना, कामयाब होना-क्रिया हि वस्तृ- 
पहिता प्रसीदति --रघु० २३।२९, दे० प्रसन्न, (प्रेर०) 
. राजी करना, अनुग्रह प्राप्त करना, प्रार्थना करना, 
निवेदन करना - तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये 
त्वामहमीशमीड्यम्‌ --भग० ११।४४, रघृ० १८८, 
याज्ञ ० ३३२८३ 2. स्पष्ट करना--चेत: प्रसादयति 
-- भतं० २२३, बि--, डबना, थक जाना, 2. हताश 
होना, निढाल होना, कष्टग्रस्त होना, खिन्न होना, 
निराश होना, नाउम्मीद होना--विलपति हसति 
विषीदति रोदिति चज्न्चति मुझ्चति तापम्‌--गीत ० ४, 


१२४ 


भग० २॥१, भट्दटि० ७।८९, रघृु० ९।७५, प्रेर० 
. निराश करना, हताश करना 2. कष्टग्स्त करना, 
पीडित करना । 

सदः [सद-- अच | वक्ष का फल । 

सदंशकः [दंशेन सह कप्‌, ब० स०] केकड़ा । 

सदशवदनः [सदंशं वदनं यस्य- ब० स०] बगले का एक 
भेद, कंक पक्षी । 

सदनम्‌ [सद--ल्यूट | . घर, महल, भवन 2. म्लान होना, 
क्षीण होना, नष्ट होना 3. अवसाद, श्रान्ति, क्लान्ति 
4. हानि 5. यज्ञ-भवन 6. यम का आवास स्थान । 

सदय (वि०) [सह दयया--ब० स० |] कपाल, सुकुमार, 
दयापूर्ण, - यम्‌ (अव्य० ) कृपा करके, दया करके । 

सदस्‌ ( नपुं० ) [सीदत्यस्याम-सद्‌--असि] 4. आसन, 
आवास, घर, निवासस्थान 2. सभा--पह्ूंविना सरो- 
भाति सद: खलजनेविना--भामि० १।११६, भत्‌० 
२।६३ । सम०-गत (वि०) सभा में बेठा हुआ, 
--रघु० ३६६, - गहम सभा-भवन, परिषतृ्‌-कक्षा 
रघृ० २३।६७ | 

सदस्य: [सदसि साधु वसति वा यत्‌ | . सभा का सभासद्‌ 
या सभा में उपस्थित व्यक्ति, सभा का मेम्बर (पंच, 
ज्री का सदस्य ) 2. याजक, यज्ञ में ब्रह्मा या सहायक 
ऋत्विजू श० ३। 

सदा (अव्य०) [सर्वस्मिन्‌ काले--स्व-|-दाच्‌, सादेश:ः]| 
हमेशा, सवं दा, नित्य, सदेव । सम०--आनन्द (वि०) 
सदा प्रसन्‍न रहने वाला, (द:) शिव का विशेषण, 
--गतिः . वाय 2. सूर्य 3. शाश्वत आनन्द, मोक्ष, 
>>तोया, नौरा . करतोया नदी का नाम 2. वह 
नदी जिसमें सदव पानी रहता हें, बहती हुई नदी, 
--वान (वि०) सदव उपहार देने वाला, (वह हाथी) 
जिसके सेव मद बहता हो-पंच० २॥७९ (-नः) 
. सद बहाने वाला हाथी 2. गन्धद्विप, 3. इन्द्र के 
हाथी का नाम 4. गणंश, - नतेंः एक पक्षी, खंजन 
--फल (वि०) हमेशा फलने वाला, (छः) ॥. बेल 
का पेड़ 2. कटहल का पेड़ 3. गूलर का पेड़ 
4. नारियल का पेड़, - योगिन्‌ (पुं०) कृष्ण का 
विशेषण, - शिवः शिव का नाम । 

सदक्ष (स्त्री०-क्षी ), सदश, सदृद्य (स्त्रो० शी) (वि०) 
[समान दर्शनमस्य--दश्‌ -क्स, क्विनू, कझ वा, 
समानस्य सादेश:] 4. समान, मिलता-जुलता, तुल्य, 
अनुरूप (संबं० या अधि० के साथ अथवा समास 
में प्रयक्त) 2. योग्य, समुचित, उपयक्त, समानरूप 
जसा कि  प्रस्तावसदशं वाक्यम--हि० २॥५१ 
3. योग्य, ठीक, शोभाप्रद- श्रुतस्य कि तत्सदुशं 
कुलस्य - रघु० ६९४।६१, १।१५ । 

सदेश (वि०) [सह देशन ब० स०] 4. किसी देश का 


( १०६६ ) 


स्वामी 2. एक ही स्‍थान से सम्बन्ध रखने वाला 
3. आसन्नवर्ती, पड़ोसी । 

सदयन्‌ (नपु०) [सीदत्यस्मिन --सद--मनिन्‌] . घर, 
मकान, आंवासस्थान -- चकितनतनताज्ली सझ सद्यो 
विवेश--भामि० २।३२ 2. स्थान, जगह 3. मन्दिर 
4. वेदी 5. जल । 

सय्यस्‌ (अव्य०) [समे5ह्नि --नि०] 4. आज, उसी दिन 
“गवादीनां पयोज्न्यंद्य: सद्यो वा जायते दधि, पापस्य 
हि फल सद्य: -सुभा० 2. तुरन्त, तत्काल, फौरन 
अकस्मात्‌ -चकितनतनताड्री सझ सद्यो विवेश 
-“-भामि० २।३२, कु० ३।२९, मेघ० १६ 3. हाल 
ही में, कुछ ही समय पीछे, जसा कि - सद्यो हुताग्नीन 
“+शरै० ४ मंं। सम०--कालः वतेमान कार 
-“कालीन (वि०) हाल ही का,--जात (वि०) 
(सद्योजात) अभी पंदा हुआ, (तः) 7. बछड़ा 
2. शिव का विशेषण,--पातिन (थि०) शीघ्र नष्ट 
होने वाला, नश्वर -मेघ० १०, शुद्धिः--शोौचम्‌ 
तत्काल की हुई शद्धि । 


सद्यस्क (वि०) [सयस्‌--कन्‌] . नतन, अभिनव 
2. तात्कालिक । 

सब्र (वि०) [सद--रु] 4. विश्राम करने वाला, ठहरने 
वाला 2. जाने वाला 

सदन्द्र (वि०) [सह दन्द्ेत -ब० स०] झगड़ाल, कलह॒प्रिय 
विवादपूर्ण । 

सदसथ: |सद -- वस +-अथच | गाँव । 

सघर्मन्‌ (वि०) [समानों धर्मोहस्य सघमं --अनिच, ब० 
स०] . समान गणों से यकक्‍्त 2. एक जैसा कतंद्यों 
वाला 3. उसी जाति या सम्प्रदाय का 4. समान 
मिलता-जुलता । सम० - चारिणों वध स्त्री, शास्त्रीय- 
रीति से विवाहसत्र में बद्ध स्त्री । 

सधमिणी दे ० ऊण्“सघमंचारिणी' 


सघधमन्‌ (वि०) (स्त्री० णी) [सहधर्मोईस्ति अस्य 
>सैघम --इनि, ब० स०] दे० 'सघमंन । 

सधिस्‌ (पुं०) [सह--इसिन्‌, हस्य घः] बेल, साँड । 

सप्रोचो [सप्रपच््‌ +-डीष, अलोप:, दीघ:। सखी, सहेली 
अन्तरंग सहेली -भद्वि० ६।७ । 

सप्नरोचोन (वि०) [सप्बयच्‌--ख, अलोप:, दीघं:] साथ 
रहने वाला, सहचर । 

सप्न्यव्च्‌ (वि०) (स्त्री० - सफ्रीचों) [सहाञज्वति - सह 
+अज्च्‌ --विवन, सथब्रि आदेश:| साथ चलन वाला, 
सहचर, साथी, पुं००>-सहचर (पति)--शि० ८।४४ । 

सन्‌ (भ्वा० पर०, तना० उभ० सनत्ति, सनोति, सनते, 
सात, कमंवा० सन्‍्यते, सायते, इच्छा० सिसनिषति, 
सिषासति) . प्रेम करना, पसन्द करना 2. पूजा 
करना, सम्मान करना 3. प्राप्त करना, अधिगत 


करना 4. अनुग्रह के साथ प्राप्त करता 5. उपहारों 
से सम्मान करना, देना, प्रदान करना, वितरण 
करना । 
सनः [ सन्‌-+-अच्‌ ] हाथी के कानों की फड़फड़ाहट । 
सनत (पं०) [ सन--अति ] ब्रह्म का विशेषण-(अब्य० ) 
सदा, नित्य । सम०--कुसारः ब्रह्मा के चार पुत्रों 
मे॑ से एक । 
सनसूत्र दे० 'सणसूत्र । 
सना (अव्य०) [ --सदा, नि० दस्य नः ] हमेशा, नित्य । 
सनात्‌ (अव्य०) | सना--अत्‌--क्विप्‌ ) सदा, हमशा 


सनातन (वि०) (स्त्री०--नो) | सदा-+ट्यूल, तुट 
नि० दस्य नः | . नित्य, भिरन्तर, शाश्कत, स्थायी 
एप घमं: सनातनः 2. दृढ़, स्थिर, निश्चित 
--उत्तर० ५२२ 3. पृवकालोीन, प्राचीन,-- नः पुरा- 
तन पुरुष, विष्ण--सनातन: पितरमपागमत्‌ स्वयम्‌ 
भट्टि० १॥१ 2. शिव का नाम 3. ब्रह्मा का नाम 
नी 7. लक्ष्मी का नाम 2. दुर्गा या पावती का 
नाम 3. सरस्कती का नाम | 
सनाथ (थि०) [ सह नाथेन--ब० स० ] . स्वामी 
वाला, प्रभ या पति वाला--त्वया नाथन वदेही 
सनाथा ह्यथ वतेते -रामा० 2. जिसका कौई अभि- 
भावक या प्ररक्षक हो--सनाथा इदानीं धर्मंचारिण 
--श० १ 3. कब्जा किया हुआ, अधिकार किया 
हुआ 4. सम्पन्न, सहित, य॒क्‍त, समेत, पूर्ण, प्राय 
समास में--लतासनाथ इव ॒ प्रतिभाति श० ९१, 
शिलातलसनाथो लतामण्डप:---विक्रम० ९, मेघ० ९८, 
कु० ७।९४, रघृ० ९।४२, विक्रम० ४।१० । 


सनाभि (वि०) [समाना नाभियंस्थ ब० स०] 7. एक 
ही पेट का, सहोदर 2. रिश्तेदार, बंध 3. समान 
मिलता-जुलता-गड्भावतसना भिर्नाभि:---दश ० 4. स्तह- 
शील,--भिः . सगा भाई, नज़दीकी रिव्तेदार 
2. रिश्तेदार, बंध कि० १३।११ 3. रिश्तेदार जो 
सात पीढ़ी के अन्तगत हो । 

सनाम्य: [सनाभि-+यत्‌| सात पीढियों के भीतर एक ही 
वंश का रिश्तेदार | 

सनि: [सन्‌+इन) ॥. पूजा, सेवा 2. उपहार, दान 

अन रोघ, सादर निवेदन (स्त्री०) भी इस अथ में) । 

सनिष्ठीवम, सनिष्ठेवम [सह निष्ठी (ष्ठे) वेन - ब० स० ] 
वह भाषण जिसम॑ मुंह से थक निकले, एसी बोली 
जिसमें थक उछले । 

सनी [सनि--डीष्‌ ] . सादर अनरोध 2. दिशा 3. हाथी 
के कानों की फड़फडाहट । 

सनोड (ल) (बि०) [समान नीडमस्त्यस्य--ब० स० ] 
. एक ही घोंसले में रहने वाला, साथ-साथ रहने 
वाला 2. निकटस्थ, समीपदवर्ती । 


( १०६७ ) 


सन्त: [सन्‌--त-] दोनों हाथ जुड़े हुए, अंजलि, संहततल । 

सन्तक्षणम [सम्‌--तक्ष-ल्यट] ताना, व्यंग्य, लगने की 
बात । 

सनन्‍तत (भू० क० कृ०) [सम्‌ +-तन्‌--क्त | 4. फलाया हुआ 
विस्तारित 2. विधष्नरहित, अनवरत, अनवच्छिन्न 
नियमित 3. टिकाऊ, नित्य 4. बहुत, अनेक,--तम्‌ 
(अव्य०) सर्देव, लगातार, नित्य, निरंतर, शाइवत । 

सन्‍्ततिः (स्त्री०)) [सम्‌--तन्‌--क्तिन] 4. बिछाना 
फूलाना 2. फासला, प्रसार, विस्तार--श० ७।८ 
3. अनवच्छिन्न पंक्ति, अविराम प्रवाह, श्रेणी, परास 
परम्परा, निरन्तरता--चितासन्ततितन्तुजालनिबिड- 
स्यतेव लग्ना प्रिया -मा० ५११०, कुसुमसन्ततिसन्तत- 
सद्धिभि-शि० ६।३६ 4. नित्यता, अविच्छिन्न 
निरन्तरता--रघ० ३।१ 5. कुल, वंश, परिवार 
6. सन्तान, प्रजा-सन्तति: शद्धवंश्या हि परत्रह च 
शमंणे --रघ० १।६९ 7. ढेर, राशि (अलूम ) सहसा 
सन्‍्ततिमंहसां विहन्तुमु--कि० ५१७ । 


सनन्‍्तपनम्‌ [सम्‌--तप्‌-लल्‍्यूट्‌] . गरम करना, प्रज्वलित 
करना 2. पीडित करना । 

सन्‍्तप्त (भू० क० क्ृ०) [सम्‌--तप्‌्--क्त] !. गर्म किया 
हुआ, प्रज्वलित, लाल-गरम, चमकता हुआ 2. दुःखी 
कष्टग्रस्त, पीडित -मेघ०७ । सम० अयस्‌ (नपुं०) 
लाल-गरम लोहा,--बक्षस्‌ (नपुं०) जिसे सांस लेने 
में कठिनाई हो । 

सन्‍तमस्‌ (नपं०) सन्‍्तमसम्‌ [सन्‍्ततं तमा प्रा० स०, पक्षे 
अच ] सर्वव्यापी या विश्वव्यापी अंधकार, घोर अंध- 
कार---निमज्जयन्संतमसे पराशयम्‌--न ० ९।९८, शि० 
९२२, भट्टि० ५२ । 

सन्तर्जनम्‌ [समु--तर्ज + ल्यूट | 
डपटना । 

सन्‍तपणम्‌ - [सम्‌--तृप्‌--ल्यूट। 4. सन्तुष्ट करना, सतृप्त 
करना 2. खश करना, प्रसन्‍न करना 3. जो खुशी 
का देने वाला हो 4. एक प्रकार का भिष्टान्न । 


सन्‍्तान:, नम [सम्‌-+-तन्‌-+-घछका ] . बिछाना, विस्तृत 
करना, विस्तार, प्रसार, फलाव 2. नरन्तयं, अनव- 
च्छिन्न पंक्ति या प्रवाह, परम्परा, अनवच्छिन्नता 
अच्छिन्नामलसन्ताना -- कु० ६।६९, संतानवाहीनि 
दुःखानि - उत्तर० ४॥८ 3. परिवार, वंश 4. प्रजा 
औलाद, बाल-बच्चा--सन्‍्तानार्थाय. विघय॑ - रघु० 
१२४, सतानकामाय राज्ञ---२६५, १८५२ 5. इन्द्र 
के स्वगंस्थित पाँच वक्षों में से एक । 

सनन्‍्तानकः [सन्तान-कन्‌| इन्द्र के स्वर्गीय पाँच वृक्षों मे 
से एक वक्ष या उसका फूल--कु० ६।४६, ७।३, 
शि० ६।६। 

सन्‍्तानिका [सम्‌--तन्‌--ण्वुछ--टापू, इत्वम्‌]) 4. फंन 


धमकाना, डॉटना- 


झाग 2. मलाई 3. मकड़ी का जाला 4. चाक़् या 
तलवार का फल । 

सनन्‍्तापः [सम-- तप्‌+घञ्ण_ | . गर्मी, प्रदाह, जलन--मा ० 
३।४ 2. दुःख, सताना, भगतना, पीडा, बेदना, व्यथा 
--सन्तापसन्ततिमहाव्यसनायथ. तस्यामासक्तमेतदन- 
पेक्षित हेतु चेत:-- मा० १।२३ श० ३ 3. आवेश, रोष 
4. परचात्ताप, पछतावा - पंच० ११०९ 5. तपस्या, 
तप की थकान, शरीर की साधना--सनन्‍्तापे दिशतु 
शिव: शिवां प्रसक्तिम्‌-- कि० ५।५० । 

सन्तापनम (स्त्री० नो) [सम्‌+तप्‌्+णिच्‌-+-ल्युट | 
जलन, दाह,. नः कामदेव के पाँच बाणों में से एक 
“नम /. जलाना, झुलसना 2. पीडा देना, कष्ट 
देना 3. आवेश उत्तजित करना, जोश भरना । 


सनन्‍्तापित (भू० क० कृ०) [सम्‌--तप्‌+णिच्‌ --क्त | 
गरम किया हुआ, कष्टग्रस्त, पीडित । 

सन्तिः की +क्तिन] . अन्त, विनाश 2. उपहार---तु ० 
सति । 

सन्तुष्टिः (स्त्री) [सम्‌ - तुष--क्तिन ] पूर्ण संतोष । 

सन्‍्तोष: [सम्‌-+-तुष्‌--घञा ] !. शान्ति, परितुष्टि, सबर 
सन्‍्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्‌-सुभा० 2. प्रसन्नता 
खशी, हु 3. अंगठा या तज्जनी अंगली । 

सनन्‍्तोषणम्‌ [सम्‌--तुष-+णिच्‌ --ल्यूट | प्रसन्‍न करना 
परितृप्त करना, आराम पहुंचाना । 

सन्त्यजनम [सम --त्यज्‌-+- ल्यट। छोड़ना, त्याग देना । 

सन्त्रासः [सम्‌--त्रस +-घज्म ] डर, भय, आतंक । 

सन्दंशः [सम्‌--दंश - अच्‌ ] . चिमटा, संन्डासी 2. स्वरों 
(या वर्णों) के उच्चारण में दांतों को भींचना 3. एक 
नरक का नाम । क्‍ 

सनन्‍्दर्शकः [संदश--कन्‌ ] चिमटा, सिडासी । 


सन्दर्भ: [सम--दभ्‌-+-घजञा | 4. मिलाकर नत्थी करना 
ग्रथन करना, क्रम में रखना 2. संग्रह, मिलाप, मिश्रण 
3. संगति, निरन्तरता, नियमित संबंध, संलग्नता 
-सन्दर्भश॒द्धि गिरामू-गीत ० १ 4. संरचना 5. निबंध, 
साहित्यिक कृति -- रसगंगाधरनामा संदर्भोष्य चिरं 
जयतु ---रस०, उत्तर० ४ । 

सन्द्ंनस [सम्‌--दश्‌--ल्यूट] . देखना, अवलोकन, 
नजर डालना 2. ताकना, टकटकी लगा कर देखना 
3. मिलना, एक दूसरे को देखना 4. दृष्टि, दशन 
निगाह 5. खयाल, ध्यान । 

सन्दानम्‌ [सम्‌--दो+ल्यट | . रस्सी, डोरी 2. श्वंखला 
बेड़ी, नः हाथी का गंडस्थल जहां से मद बहता है । 

सन्दानित (वि०) [सन्दान--इतच | 4. बद्ध, कसा हुआ 
2. बेड़ी में जकड़ा हुआ, श्रंखलित । 

सन्दानिनी [सन्दानं बन्धनं गवाम्‌ अतज्र-सन्दान---इनि-+-डीप | 

. गोष्ठ, गोशाला । 


( १०६८ 9) 


सन्दावः [सम्‌-+दु--घज्म | भगदड़, प्रत्यावतेन । 

सन्दाहः [सम्‌-+दह +घज्म ] जलन, उपभोग । 

सन्दिग्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌+दिह -कत] ॥. सना 
हुआ, ढका हुआ 2. भ्रामक, सन्देहात्मक, अनिश्चित 
>“जेसा कि 'संदिग्ध मति-बद्धि' में 3. भ्रान्त, 
विद्धल --मा० १२ 4. सशंक, प्रश्नास्पद 5. अव्य- 
वस्थित, अस्पष्ट, दुरूह (जंसे कि वाक्य ) 6. खतरनाक, 
जोखिम से भरा हुआ, असुरक्षित 7. विषाक्त । 

सन्दिष्द (भू० क० कृ० ) |सम्‌--दिश्‌ -|क्त] ॥. संकेतित, 
इंगित किया हुआ 2. निर्दिष्ट 3. उक्त, वर्णित, सूचित 
4. वादा किया हुआ, प्रतिज्ञात,--ढ: जिसे संदेश 
पहुँचाने का .कार्य सौपा गया हो, संदेशवाहक, दूत, 
हल्का रा, संदिष्टार्थ --ठम्‌ सूचना, समाचार, खबर । 

सन्वित (वि०) [सम्‌-|-दो--क्त] बद्ध, श्ंखलित, बेड़ी से 
जकड़ा हुआ । 

सन्‍दी [ समू--दो--ड--छीष्‌ | खटोलहा, छोटी खाट, 
शय्याकुश । 


सन्‍्दीपन. (वि०) (स्त्री ०-नो) [सम्‌--दीप्‌--णिच्‌ --ल्युद | 
. सुलगाने वाला, प्रज्वलित करने वाला, भड़काने 
वाला -उत्तर० हरे 2. उद्दीपक उत्तर० ४,-नः 
. कामदेव के पांच बाणों में से एक,-नम . सुलगाना, 
प्रज्जलित करना 2. भड़काना, उद्दीप्त करना -- अनंग- 
सन्दीपनमाशु कुवते -ऋतु० १॥१२ । 

सन्दीप्त (भू० क० कृ०) [सम-दीप्‌--क्त] . सुरूगाया 
हुआ, प्रज्वलित किया हुआ 2. उत्तेजित, उहीपित 
3. भड़काया हुआ, उकसाया हुआ, प्रणोदित । 

सन्दृष्ट (भू० क० कृ०) [सम्‌+दुष--क्त] . कलषित 
किया हुआ, मलिन किया हुआ 2. दुष्ट, कमीना । 

सन्दृूषणम्‌ [सम -- दृष--- णिच्‌ -|ल्यूट] मलिन करना, भ्रष्ट 
करना, विषाक्त करना, खराब करना । 

सन्देदा: [सम--दिश -|घञ्म ] . सूचना, समाचार, खबर 
2. संदेश, संवाद - सन्देश मे हर धनपतिक्रीघविर लेषि- 
तस्य - मेघ० ७, १३, रघु० १२६३, कु० ६॥२ 
3. आज्ञा, आदेश --अनुष्ठितो गुरो: संदेश: - श० ५। 
सम० -- अर्थ: संदेश का विषय,-- वबाच्‌ संदेश,--हरः 
. संदेशवाहक, दूत 2. दूत, राजदूत । 


सन्देहः [सम--दिह -+-घज्ण ] . संशय, अनिश्चितता, शंका, 
->अत्र कः सन्देह:ः 2. जोखिम, खतरा, डर - जीवित- 
सन्देहदोलामारोपित:-- का ०, अर्था्जिन प्रवृत्ति: ससन्देह: 
-हि० १ 3. (अलं० शा० में) इस नाम का एक 
अलंकार जिसमे दो पदार्थों की घनिष्ठ समानता के 
कारण भ्रान्ति से एक वस्तु को अन्य वस्तु समझ लिया 
जाय (इस अलंकार को मम्मट तथा अन्य कुछ विद्वान्‌ 
'ससंदेह' नाम से भी पुकारते हैं) - ससन्देहस्तु भेदोक्‍्तौ 


तदनक्तो च संशय:--काव्य० १०, उदा० दे० मा० ; 


१२, (पाठान्तर), विक्रम० ३३२। सम०--दोला 
अनिश्चिति का झूला, शंका की स्थिति, दुविधा, 
असमंजस । 

सन्दोहः [सम्‌-+-दुह +घजञ्ा] : दूध दृहना 2. किसी वस्तु 
की समष्टि, समुच्चय, ढेर, राशि, संघात --कुन्दमा- 
कन्दमधुबिद्‌ सनन्‍्दीहवाहिना मारुतेनोत्ताम्यति - मा० 
३. भामि० ४॥९ | 

सन्व्रावः [सम्‌-द -+-घजञा ] भगदड़, प्रत्यावर्तेन । 

सन्‍्धा [| सम्‌-+-धा--अझू-+टाप्‌ ] . मिलाप, साहचर्य 
2. घनिष्ठ मेल, प्रगाढ़ संबंध 3. स्थिति, दशा 4. वादा, 
प्रतिज्ञा अनुबन्ध, सम्बिदा - ततार सन्धामिव सत्य- 

सन्ध: रघृ० १४।५२, महावीर० ७।८ 5. सीमा, 

हद 6. स्थिरता, स्थय 7. संध्या 8. मद्यसंघान । 


सनन्‍्धानस [सम्‌--धा-ल्‍्यूट्‌ | . मिलाना, जोड़ना 2. मेल, 
संगम, सम्बन्ध-यदर्ध विच्छिन्नं भवति क्ृतसन्धानमिव 
ततू-श० १।९, कु० ५१२७, रघृ० १२।१०१ 3. मिश्रण, 
(औषधि-आदि का ) सम्मिश्रण 4. पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार 
5. ठीक बठाना, जमाना (जैसे कि धनुष की डोरी 
पर बाण का साधना) - तत्साधक्ृतसन्धानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ ह० १॥११, शि० २०८ 6. मंत्री, मेल, 
दोस्ती, मेल-मिलाप -मृद्घटवत्सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च 
दुजनो भवति -हि० १।९२ (यहाँ इसका अर्थ 'मिलाना 
या जोड़ना” भी है) 7. जोड़, ग्रन्यथि --पादजद्धयो: 
सन्धाने गुल्फ:-सुश्रु० 8. अवधान 9. निदेश्वन 0. संभा- 
लना 8. (मदिरा का) आसवन ॥2. मदिरा या 
उसका कोई भेद 43. पीने की इच्छा उत्तेजित करने- 
वाली चटपटी चीजें 4. अचार आदि बनाना 5. रक्‍त- 
स्रावरोधक औषधियों के द्वारा त्वचा की सिकुड़न 
6. काँजी । 


सन्धानित (वि०) | सन्धान--इतच्‌ ] . मिलाया हुआ, 
साथ साथ नत्थी किया हुआ 2. बांधा हुआ, कसा 
हुआ । 

सन्धि: | सम--धा--कि ] . मेल, संगम, सम्मिश्रण, 
सम्बन्ध--सन्धयें सरला सूची” वक्रा छेदाय कतंरी 
--सुभा०, मेघ० ५८ 2. संविदा, करार 3. मित्रता, 
संघट्टन, मेत्री, मेल-मिलाप, सन्धिपत्र सुलहनामा 
(विदेशनीति में प्रयोज्य छः उपायों में से एक) 
-कति प्रकारा: सन्धीनां भवन्ति--हि० (हि० 
४१०६--१२५ तक कई प्रकारों का वर्णन किया 
है), शत्रणां न हि संदध्यात्सुहिलष्टेनापि सन्धिना 
हि० १।८८ 4. जोड़, (शरोर का) सन्धान--तुरगानु- 
घावनकाण्डितसन्ध:--श० २ 5. (वस्त्र की) तह 
6. छेद, विवर, दरार 7. विशेषतया सुरंग, या सेंध जो 
चोर किसी मकान में घसने के लिए बनाते हैं -- 
-वृक्षवाटिका परिसरे सन्धि कृत्वा प्रविष्टो$स्मि मध्यम- 


(६ १०६९ |] 


कम्‌-मुच्छ ० ३, मनु० ९।२७६ 8. पार्थक्य, प्रभाग 
9. (व्या० में) संहिता, उच्चारण की सुगमता के 
लिए ध्वनिपरिवर्ततन की प्रवृत्ति, वर्णविकार 
0. अन्तराल, विश्राम . संकट काल 2. उपयकत 
अवसर 43. युगांत-काल 4. (ना० से) प्रभाग या 
जोड़ (यह संधियाँ गिनती में पाँच हं--सा० द० 
३३०-३३२) कु० ७।९१ 5. भग्र, स्त्री की जन- 
नेन्द्रिय #॥ सम०- अक्षरम्‌ संयक्त स्वर संधिस्वर, 
(ए, ऐ, ओ, औ) ,-- चोरः घर में सेंघ लगाने वाला, 
वह चोर जो घर में पाड़ लगाता है,--छेदः (दीवार 
आदि में) छिद्र या सूराख करना, -- जम्‌ मादक मदिरा, 
““जीवकः जो अधम की कमाई से जीवन-निर्वाह 
करता हैँ (विशेषतया ज॑से कि दलाल) अर्थात्‌ स्त्रियों 
को पुरुषों से मिला कर जीविका अर्जन करने वाला, 
-“-दृषणम्‌ संधि या सुलह का भंग कर देना अरिष 
हि. विजयाथिन: क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धि- 
दषणानि--कि० १।४५,--बन्धः जोड़ों का ऊतक 
“शर० २,--बन्धनम्‌ स्नाय, कण्डरा, शिरा,--भड्ूड,-- 
मुक्ति: (स्त्री०0) किसी जोड़ का संबंध दूट जाना, 
--विग्रह (पुं०, द्विं० व०) शान्ति और युद्ध 'अधि- 
कार: विदेश विभाग का मन्त्रालय, --विचक्षणः संधि 
की बातचीच करने में निपुण,--विद्‌ (पुं०) संधि की 
बातचीत करने वाला, - बेला . संध्या-काल 2. कोई 
भी संधिकाल,--हारकः घर में संघ लगाने वाला । 


सन्धिकः [सन्धि+-कन्‌] एक प्रकार का ज्वर । 

सन्धिका [सन्धिक-|-टाप्‌ू] (मदिरा का) आसवन । 

सन्धित (वि०) [सन्धा-|-इतच्‌ | 4. मिलाया हुआ, जोड़ा 
हुआ 2. बद्ध, कसा हुआ 3. समाहित, पुनर्मिलित, 
मित्रता में आबद्ध 4. स्थिर किया हुआ, ठीक बेठाया 
हुआ 5. आपस में मिलाया हुआ 6. अचार डाला 
हुआ, प्ररक्षित, - तम्‌ . अचार 2. मदिरा । 

सन्धिनों [सन्धा-)-इनि-+ डीप ] । गर्माई हुई गाय (या तो 
सांड से संयुक्त, या उसके द्वारा गाभिन गाय) 
2. असमय दुही जाने वाली गाय । 

सन्धिला [सन्धि+-ला-+-क-॑-टाप्‌] 4. भीत में किया हुआ 
छिद्र, गड़ढा, विवर 2. नदी 3. मदिरा । 

सन्ध॒ुक्षणम्‌ [सम्‌+घधक्ष -+-ल्यूट | . सुलगना, प्रज्वलित होना 
2. उत्तेजित करना, उद्दीपन । 

सन्धुक्षित (भू०क०क्ृ०) [सम्‌+घधक्ष्‌+कक्‍्त] सुरूगा हुआ, 
प्रज्वलित, भभकाया हुआ । 

सन्धेय (वि०) [सम्‌ -धा -+-यत्‌ |] [. मिलाये जाने या जोड़े 
जाने के योग्य 2. पुन्मिलित होने के योग्य--सुजनस्तु 
कनकघटवद्‌ दुर्भचवचाशुसन्धेय:--हि० 


लगाया जा सके । 


९॥९२ | 
3. जिसके साथ सन्धि की जा सके 4. जिस पर निशाना , 


सन्ध्या [सन्धि।-यत्‌-|-टाप, सम्‌--ध्य-+अडः--टाप वा | 
. मिलाप 2. जोड़, प्रभाग 3. प्रातः या: सायंकाल का 
संधिवेला, झूटपुटा -- अनु रागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर- 
स्सर:। अहो देवगतिवश्चित्रा तथापि न समागमः 
-- काव्य० ७ 4. प्रभात काल 5. सायंकाल, सांझ का 
समय 6. यूग का पू्ववर्ती समय, दो यूगों का मध्यवर्ती 
काल, मनु० १॥६९ 7. प्रातः काल, मध्याह्ल काल 
तथा सायंकाल की ब्राह्मण द्वारा प्राथना--मनु ०२।६९, 
४९३ 8. प्रतिज्ञा, वादा, 9. हद, सीमा 0 चिन्तन, 
मनन . एक प्रकार का फूल 42. एक नदी का 
नाम 43 ब्रह्मा की पत्नी का नाम । सम० - अश्नम्‌ 
4. सायंकालीन बादल (सूर्य की सुनहली आभा से 
युक्त) - सन्ध्याभ्ररेखेव मुहृतेरागा पंच० १।१९४ 
. 2. एक प्रकार की लाल खड़िया, गरु,---कालः 4. संध्या 
का समय 2. सांझ, नाटिन (पुं०) शिव का विशेषण, 
-- पुष्पी . एक प्रकार को चमेली 2. जायफल,--बलः 
राक्षस,-- रागः सिदूर,--रामः (कई विद्वान यहाँ 
आराम' दब्द को रखते हें) ब्रह्मा का विशषण, 
--वन्दनम्‌ प्रातःकाल और संध्या काल की प्रार्थना । 


सच्न (भू० क० कृ०) [सद्‌--क्त] . बठा हुआ, आसीन, 
लेटा हुआ 2. खिन्न, दुःखी, उदास 3. म्लान, विश्रान्त 
4. दुर्बंल, निश्शक्त, कमजोर 5. क्षीण, छीजा हुआ 
6. नष्ट, लुप्त 7. स्थिर, गतिहीन 8. सिकुड़ा हुआ 
9. सटा हुआ, निकटस्थ,-ह्न: पियाल नामक वृक्ष, 
चिरोंजी का पेड़, म्‌ थोड़ा सा, अल्पमात्रा । 

सप्नक (वि०) [सन्न-+कन्‌] नाटा, छोटेक़द का। सम० 
-+हः पियालवक्ष । 

सन्नत (भू० क० कृ०) [सम्‌+नम्‌+क्त| . झुका हुआ, 
नतांग या प्रवण 2. उदास 3. सिकुड़ा हुआ । 

सन्नतर (वि०) [सन्न-+-तरप्‌ | अपेक्षाकृत धीमा, विषण्ण 
(जैसे कि स्वर) । 

सन्नति: (स्त्री०) [सम्‌+नम्‌--क्तिन] !. अभिवादन, 
सादर प्रणाम, सम्मान 2. विनम्नता 3. एक प्रकार 
का यज्ञ 4. ध्वनि, कोलाहल । 

सन्नद्ध (भू० क० कृ० ) [सम्‌+नह -+क्त| 4. एक साथ 
मिलाकर कटिबद्ध 2. कवचित, सुसज्जित, वख्तरबंद 
3. व्यवस्थित, त॑यार, यद्धके लिए उद्यत, शस्त्रास्त्र से 
प्‌र्णतः सुसज्जित,-नवजलघ र: सन्नद्धो5यं न दृप्तनिशा- 
चरः - विक्रम० ४॥१, मेघ० ८ 4. तत्पर, उद्यत, 
निर्मित, सुव्यवस्थित--कुसुममिव लोभनीयं यौवन- 
मज्भेष सन्नद्धमू-श० १२१ 6. किसी भी वस्तु से 
युक्त 7. घातक 8. नितान्त संलग्न, सीमावर्ती, निक-_ 
टस्थ । 

सन्नयः [सम्‌+-नी-+अच्‌ | . संचय, समुच्चय, परिमाण, 
संख्या 2. पृष्ठभाग, (किसी सेना का) पृष्ठभाग । 


$ १०७० ) 


समच्नहनम [सम्‌-+नह -+ल्यूट] 4. तयार होना, सन्नद्ध 
होना, शस्त्रासत्र से सुसज्जित होना 2. तयारी 
3, कस कर बांधना + उद्योग, प्रयत्न । 

सन्चाहः |सम--नह -+घञ्म ] 4. आपने आपको शस्त्रास्त्र 
से सुसज्जित करना, युद्ध के लिए तंयार होना, कवच 
पहनना 2. युद्ध जसी तयारी, सुसज्जा 3. कवच, 
बख्तर अस्मिन्‍न्कलौ खलोत्सष्टदुष्टवाग्वाणदारण । 
कर्थं जीवेज्जगन्न स्यः सन्नाहा: सज्जना यदि - कीति० 
१३६, कि० १६।१२ । 

सप्चाह्माः [सम्‌+ नह +ण्यत्‌ | यद्ध का हाथी । 

सबन्निकर्ष: [सम-+-नि- कंष -घज्य ] . निकट खींचना 
समीप लाना, 2. पडोस, सामीप्य, उपस्थित --उत्तक- 
ए्ठते च यष्मत्सन्निकषस्थ--उत्तर०६, रे।७४, रघ० 
७।८, ६।१० 3. संबंध, रिस्तेदारी 4. (न्‍्याय० मे) 
इंद्रिय का विषय से संबंध, (यह छः प्रकार का हैं ) । 

सन्निकर्षणस [सम्‌--नि-क्ृष्‌--ल्युट] !. निकट लाना 
2. पहुंचना, समीप जाना 3. सामीष्य, पड़ोस । 

सन्निकृष्ट (भू० क० क्ृ०) [सम्‌-+नि-+-कृष्‌+-क्‍्त | 
4, समीप आया हुआ 2. समीपवर्ती, सटा हुआ, विक- 
टस्थ,-- घध्टम सामीप्य, पड़ोस । 

सबन्नचिचयः [सम्‌-+नि-+ चि-+-अच ] संग्रह, संचय । 

सन्निधात (पुं०) | सम-+नि-+घा-+-तृच्‌ ] 4. निकट छाने 
वाला 2. जमा करने वाला 3. चोरी का माल लेने 
वाला - मन० ९।२७८ 4. न्यायालय में लोगों का 
परिचय करा ने वाला अधिकारी । 

सन्निधानम्‌, सब्निधिः | सम-नि+धा+ल्यट, कि वा | 

4. मिलाकर रखना, साथ साथ रखना 2. सामीप्य, 

पड़ौस, उपस्थिति--नं० २॥५३ 3. दृष्टिगोचरता: 

दर्देन 4. आधार 5. ग्रहण करना, काय भार लेना, 

6. सम्मिश्रण, समष्टि । 


सन्निपातः [ सम--मि- पतृ+घञ ] ॥. नीचे गिरना 
उतरना, नीचे आना 2. एक साथ गिरना, मिलना 
--कि० १३।५८ 3. टक्कर, संपक 4. मेल, संग्रम 
सम्मिश्रण, मिश्रण, विविध संचय घृमज्योति: सलिल- 
मरुतां सन्निपात: कक्‍्व मेघ:-मेघ० ५ 5. संघात, संग्रह 
समच्चय, संख्या--नाना रत्नज्योतिषां सन्निपात: कु० 
१।३ 6. आना, पहुंचना 7. (वात, पित्त कफ) तीनों 
दोषों का एक साथ बिगड़ना जिससे कि विषम ज्वर 
हो जाता हू 8. संगीत में एक प्रकार का समय, ताल । 
सम ०---ज्वरः तीनों दोषों के बिगड़ जाने पर उत्पन्न 
होने वाला भीषण ज्वर । 

सप्निबन्धः [सम +-नि +बन्ध -- घञ्म | 4. कस कर बांधना 
2. संबंध, आसक्ति 3. प्रभावकारिता । 


सन्चिभ (वि०) [ समू+नि-+भा+क | समान, सदृश, | 


(समास के अन्त में प्रयक्त )-- ऋतु० १॥११ । 


| 


सन्नचियोगः | सम्‌--नि--यज्‌--घजञा ] !. मल, अन राग 
2. नियक्ति । 

सन्निरोध: | सम--नि-+रुघ--घञ्ा ] अड़चन, रुकावट । 

सपम्निवृत्ति: (स्त्री) [ सम-नि-+-वृत्‌+क्तिन्‌ ] . वापसी 
-श० ६।१०, रघृ० ८४९, १०।२७ 2. हटना रुकना 
3. निग्रह, सहिष्णता । 

सबन्निवेशः [| सम--नि-+विश-घञा | . गहरी पेठ 
उत्कट भक्ति या अनुराग, संलग्नता 2. संचय, 
समुच्चय, संघात 3. मेल, मिलाप, व्यवस्था . रमणीय 
--एष व: सुमनसां सन्निवेशः मा० १॥९ 4. स्थान 
जगह, स्थिति, अवस्था--कु० ७।२५, रघ० ६१९ 
5. पड़ौस, सामीपष्य 6. रूप, आकृति -- उद्यमशरीर 
सन्निवेश: मा० ३, निर्माणसन्रिवेश:-का० 7. झोपड़ी 
रहने की जगह,--रघु० १४॥७६ 8. उपयुक्तस्थानों पर 
आसन देना, बिठाना-क्रियतां समाजस न्निवेश:-उत्तर ० 
७ 9. बीच में रखना 0. नगर के निकट खला मदान 
जहाँ लोग मनोरंजन, व्यायाम आदि के लिए एकत्र 
होते है । 

सह्चिहित (भू० क० कृ०) [ सम्‌+नि+धा-+-कक्‍्त ] 
. निकट रक्‍खा गया, पास पड़ा हुआ, निकटस्थ, 
सटा हुआ, पड़ोस का --श० ४ 2. निकट, समीप, 
नजदीक 3. उपस्थित-अपि सशन्निहितो5त्र कुलपति:-श ० 
१, दृदयसब्रिहिते--श० ३॥२० 4. जमाया हुआ 
रक्‍खा हुआ, जमा किया हुआ 5. उद्यत, तत्पर 

मुद्रा० १ 6. ठहरा हुआ, अन्तवंर्ती । सम ०-अपाय 

(वि०) जिसका विनाश निकट ही हो, क्षणभंगुर 
नश्वर, अस्थायी काय:ः सनिहितापाय:--पंच ० 
२।१७७ । 

सनन्‍्न्यसनम [सम--नि-|-अप्‌-+ल्य॒द ] ॥. त्याग, (हथियार) 
डाल देना 2. पूर्णवराग्य, विरक्ति -न च सनन्‍्न्‍्यसनादेव 
सिद्धि समधिगच्छति--भग ० ३॥।४ 3. सौंपना, सुपुद्द 
करना ! 

सन्‍न्‍यस्त (भू० क० कृ०) [| सम्‌-+-नि-+अस -+क्‍्त ] 
. डाला हुआ, नीचे रक्‍खा हुआ 2. जमा किया हुआ 
3. सौंपा हुआ, सुपुर्द किया हुआ 4. एक ओर डाला 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ 

सनन्‍न्‍यासः: |[सम-+-नि-+-अस -+-घज्म ] 4. छोड़ना, त्याग 
करना 2. सांसारिक विषयों तथा अनरागों से पूर्ण 
वराग्य, सांसारिक वासनाओं का परित्याग, भग०» 
६।२, १८२, मनु० १।११४, ५११०८ 3. घरोहर, 
निक्षेप 4. खेल में शर्तें लगाना 5. शरीर त्यागना, 
मृत्य 6. जटामांसी, बालछड़ । 

सनन्‍न्‍यासिन (पूं०) [| सम्‌-+नि--अस-+पणिनि ] !. जो 
त्याग देता और जमा कर देता हैं 2. जो संसार और 
इसकी आसक्तियों का प्रूर्णतः त्याग कर देता हुं, 


( १०७१ ) 


वेरागी, चौथे आश्रम में स्थित ब्राह्मण--ज्ञेयः स 
नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति . भग० ५३ 
3. भोजन का त्याग करने वाला, त्यक्ताहार, 
-भद्ठगि० ७।७६ । 


सप (मभ्वा० पर० सपति) 4. सम्मान करना, पूजा करना : 


2. संबंध जोड़ना । 


सपक्ष (वि०) [ सह पक्षेण--व० स० | . पंखों वाला, 
डनों वाला 2. पक्षवाला, दलवाला 3. एक ही पक्ष 
या दल का 4. बन्धू, समान, सदश--(आलं० ) दलद- 
द्राक्षानियद्रसभरसपक्षा भणितय:--भामि०  २।७७ 
5. जिसमें अनुमान का पक्ष या साध्य विषय विद्यमान 
हो, क्षः 7. समर्थक, अनगामी, पक्षपाती, हिमायती 
2. सजातीय, रिब्तेदार--मालवि० ४ 3. (तक ० 

में) साध्यपक्ष का दृष्टांत, समान उदाहरण-निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपक्ष: तक० । 

सपत्नः | सह एकार्थ पतति - पत्‌+न, सहस्य सः ] शत्रु, 
विरोधी, प्रतिद्वन्द्दी--रघु० ९॥८ । 

सपत्नो [ समान: पति: यस्या: - ब० स० डीप, न आदेश: |] 
. प्रतिद्वन्द्दी या सहपत्नी, प्रतिद्वन्द्दी गृहिणी, सौत 
(एक ही पति की दूसरी पत्नी )--दिशः सपत्नी भव 
दक्षिणस्या: _ रघु० ६।६३, १४।८६ । 

सपत्नीक (वि०) [ सपत्नी-+कप्‌ ] पत्नी सहित । 

सपत्राकरणम्‌ [ सह पत्रेण सपत्र--डाच-+-कृ--ल्यट | 
. इस प्रकार बाण मारना जिससे कि बाण का पंख- 
दार भाग शरीर में घुस जाय 2. अत्यंत पीडाकारक 
->तु० निष्पत्राकरण । 

सपत्राकृतिः (स्त्री०)) [ सपत्र+डाच +-#-क्तिन ] 
वेदना, पीडा, अत्यंत कष्ट "या सनन्‍्ताप । 

सपदि (अव्य०) [ सह-+पद्‌--इन्‌, सहस्य सः ] तुरन्त, 
क्षण भर में, फौरन, तत्काल - सपदि मदनानलो 
दहति मम मानसस्‌ गीत० १०, कु० ३।७६, ६४ । 

सपर्या [ सपर+यक्‌-+-अ-+-टठाप ] !. पूजा, अचेना, 
सम्मान--सो5हं सपर्याविधिभाजनेन--रघ्‌ ० ५॥२२, 
२।२२, ११३५, १३।४६, शि० १।१४ 2. सेवा, 
परिचर्या । 

सपाद (वि०) [ सहपादेन ब० स० | . परों वाला 
2. एक चौथाई बढ़ा हुआ । 

सपिण्ड: | समान: पिंडो मूलपुरुषों निवापो वा यस्य -ब० 
स० |] समान पितरों को पिंडदान देने वाला, एक 
समान पितरों को पिण्डदान देने के कारण संबंधी, 
बन्धु याज्ञ ० १५२, मनु० २२४७, ५५९ । 

सपिण्डीकरणम्‌ [सपिण्ड --च्वि-|-क --ल्यट | समान पितरों 
के सम्मान में किया जाने वाला विशेष श्राद्ध का 
अनुष्ठान, (यह श्राद्ध किसी बन्ध्‌बांधव की मृत्य के 
एक वर्ष पश्चात्‌ किया जाता हूँ, परन्तु आजकल 


अमन ब्यवाड- जन, 


लिन अ नकल जौ मिलान मल हइलललु्‌-ःर्‌_-_३३३३३३३४३३३३४३३३३६४३३३४३३३३३३३७३३३३३३७४४३३३३३३३३४३३ह३६६]8_ुुााााााााााााााभभभभभघ बा. 4 5 जाए 


बहुधा मृत्यु से बारहवें दिन ही किया जा ने लगा 
है) । 

सपीतिः (स्त्री०) [| सह एकत्र पीतिः पानम्‌ू-पा-+- क्तिन्‌ ] 
साथ साथ पीना, मिलकर पीना, सहपान । 

सप्तक (वि०) (्त्री--का, को) [ सप्तानां समूह: 
सप्तन्‌--कन्‌ ] !. जिसमें सात सम्मिलित हों 2. सात 
3. सातवां,--कम्‌ सात वस्तुओं का संग्रह (कविता 
आदि का ) | 


सप्तकी [ सप्तभिः स्वर: इव कायति शब्दायते- सप्तन्‌ 
+क-+-क--डीष ] स्त्री की करधनी या तगड़ी । 

सप्ततिः (स्त्री०) [ सप्तगृणिता दशति:--नि० ] सत्तर, 
तम्‌ (वि०) सत्तरवाँ । 

सप्तथा (अव्य०) | सप्तन्‌+-धाच्‌ |] सात गुण, सात 
प्रकार से । 


सप्तन्‌ (सं० वि०) [ सदेव बहुवचनानत-कतु ० व कमें ० सप्त 
[सप्‌्-- तनिन| सात । सम० अज्भ (वि०) दे० 
नी० सप्तप्रकृति, अच्िस (वि०) !. सात जिद्धा या 
लौ वाला 2. ब्री आँख वाला, अशुभ दृष्टि वाला, 
(पृं०) . अग्नि 2. शनि, अज्ञीतिः (स्त्री०) सतासी, 
--अश्रम सतकोन, . अध्वः सूर्य -- बाहनः सूर्य,-अहः 
सात दिन अर्थात्‌ एक हफ्ता, आत्मन्‌ (पुं०) ब्रह्म 
का विशेषण, - ऋषि (सप्तरषिा) (पुं० ब० व०) 
4. सात ऋषि, अर्थात्‌ मरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु और वसिष्ठ 2. सप्तर्षि नामक नक्षत्रपुंज 
(सात तारों का समूह जो उपर्युक्त सात ऋषि कहे 
जाते हैं ),-- चत्वारिशत (स्त्री० ) सेतालिस,-- जिह्नः, 
->ज्वालः आग,--तन्‍्तुः यज्ञ - शि० १४।६, - त्रिशत 
(स्त्री०) सेतीस,-दद्नन (वि०) सत्रह,-दीधितिः अग्नि 
- द्वीपा पृथ्वी का विशेषण, धातु (पुं० ब० व०) 
शरीर के संघटक सात मूलतत्त्व अर्थात्‌ अन्नरस, 
रुधिर, मांस, चर्बी, हडडी, मज्जा, वीये,- नवतिः 
(स्त्री०0) सत्तानवे,--नाडीचक्रमू ज्योतिष का एक 
रेखाचित्र जिसके द्वारा वर्षाविषयक भविष्यकथन 
किया जाता हेँ,--पर्ण: ( इसी प्रकार सप्तच्छद:, 
सप्तपत्र: ) एक वृक्ष का नाम, पदी विवाह में सात 
पग चलना ( दूल्हा और दुलहिन विवाह संस्कार के 
अवसर पर सात पग॒ मिलकर चलते हँ--इसके बाद 
विवाहसम्बन्ध अटूट हो जाता हें), प्रकृति: (स्त्री० 
ब० व०) राज्य के सात संघटक अंग--स्वाम्यमात्य- 
सुहृत्कोशरराष्ट्रदुगंबलानि च . अमर०, दे० प्रकृति भी, 
-- भद्रः सिरस का पेड़, भूसिक, भोस (वि०) 
सातमंजिल ऊँचा (जेसे कि महल),--रात्रम सात 
रात का समय, विशज्यतिः (स्त्री०) सत्ताइस, विध 
(वि०) सातगना, सात प्रकार का,---शतम्‌ 4. सात 
सो 2. एक सौ सात, (तो) सात सौ इलोकों का सग्रह, 


( १०७२ ) 


--संप्तिः सूय का विशेषण-- सर्वेरुख्र: समग्रस्त्वभिव 
नपगणर्दीप्यते सप्तसप्ति:---मालवि० २॥१३ । 

सप्तम (विं०) (स्त्री०-मी) [सप्तानां पूरणः - सप्तन्‌ 
+डट, मट| सातवां, सी (स्त्री०) 7. सातवीं 
विभक्ति (व्या० में) अधिकरण कारक 2. चान्द्रवर्ष 
के किसी पक्ष का सातवाँ दिन । 


सप्तला (स्त्री०) एक प्रकार की चमेली । 

सप्ति: [सप्‌ू+ति] 4. जूआ 2. घोड़ा--जबों हि सप्ते: 
परम विभषणम--सुभा ० --दे ० 'सप्तसप्ति भी । 

सप्रणय (वि० )|सह प्रणयन -ब० स०] स्नेही, मित्रतापूर्ण । 

सप्रत्यय (वि०) [|प्रत्ययंन सह -ब० स०] . विश्वास 
रखने वाला 2. निश्चित, विश्वस्त । 

सफरः:-री [सप्‌ू--अरन, पृषो० पस्य फ:] छोटी चमकीली 
मछली -तु० 'शफर । 

सफल (वि०) [सहफलेन ब० स०] 7. फलों से पूर्ण 
फल देने वाला, उपजाऊ (आलं० से भी) 2. सम्पन्न 
पूरा किया गया, कामयाब । 

सबन्ध (वि०) [सह बन्चना-ब० स०] 4. जिसके साथ 
निकट सम्बन्ध हो 2. मित्रयक्त, मित्रता के सत्र में 
बंधा हुआ, ध॒ः रिश्तेदार, बन्ध-बांघव । 

सबलिः [सहबलिना ब० स०] सांध्यकालीन झटपुटा 
गोघलिवेला । 

सबाध ( वि० ) [सह बाघया ब० स०] . आघातपूर्ण 
2. पीडादायक । 

सब्रह्माचयम [समान ब्रह्मबगयंम॒ सहस्य सः) सहपाठिता 
(एक ही गरु के शिष्य होने के कारण) 

सब्रह्मचारिन्‌ (पूं०) [सप्ानं ब्रह्म वेदग्रहणकालीन ब्रतं 
चरति चर --णिनि, समानस्य सः] . सहपाठी (समान 

अध्ययन या समान साधना करने वाला) 2. सहभोगी 

सहानुभूति रखने वाजा व्यक्ति-- दुःखसब्रह्मचारिणी 

तरलिका कक्‍्व गता का०, हे व्यसनसब्रह्म चारिन 

यदि न गुह्य॑ तत: श्रोतुमिच्छामि--मुद्रा ० ६ । 
सह भातन्ति अभीष्टनिश्चयार्थमेकत्र यत्र भृहे | 

4. जलसा, परिषद्‌, गुृप्तससभा--पण्डितसभां क ५५ 

वान-पंच० १, नसा सभा यत्र न सन्ति बुद्धा 

-"हि० १ 2. समिति, समाज, सम्मिलन, बड़ी 

संख्या 3. पारिषद्‌-कक्ष, या सभा भवन 4. न्यायारूय 

5. सावंजनिक जलसा 6. जुआ खाना 7. कोई भी 

स्थान जहाँ लोग प्रायः आते जाते हों। सम० 
आस्तारः . सभा में सहायक 2. सभासद,--पति 

सभा का अध्यक्ष, सभापति 2. जए का अड्डा चलाने 

वाला,--पूजा दशकों के प्रति सम्मान प्रदर्शन,--सद्‌ 

(पुं०) !. किसी सभा या जलसे में सहायक 2. सभा- 

सद्‌, मेम्बर, 3. अदालत को पंचायत का सदस्य, ज्री 

का सदस्य । 


सभा 


सभाज्‌ (चुरा० उभ० सभाजयति--ते) 4. अभिवादन 
करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 
अपित करना, बधाई देना--स्नेहात्सभाजयितुमेत्य, 
--उत्तर० १।७, शि० १३१४, श० ५ 2. सम्मान 
करना, पूजा करना, आदर करना 3. प्रसन्न करना, 
तृप्त करना 4. सुन्दर बनाना, अलुंकृत करना, सजाना 
-”5त्तर० ४]१९ 5. प्रदर्शन करना । 

सभाजनम्‌ [ सभाजू--ल्यूट | . (क) प्रणाम करना 
अभिवादन करना, सम्मानित करना, पूजा करना 
-शि० १३।१४ (ख) स्वागत करना, बधाई देना 
--रंघृ० १३॥४२, १४।१८ 2. शिष्टता, शिश्टाचार, 
विनम्रता 3. सेवा । 

सभावन: [ सह भावनेन--ब० स० ] शिव का नाप । 

सभि (भो) कः | सभा यूतं प्रयोजनमस्य--ईक ] जृए 
का अड्डा चलाने वाला, जुआ खेलाने वाला,--- अयम- 
स्माक पूर्वंसभिकों माथुर इत एवागच्छति--मुच्छ० 
३, याज्ञ ७ २।१३९॥ 

समय (वि०) [ सभायां साध:--यत | . सभा से संबंध 
रखने वाला 2. समाज के योग्य 3. संस्कृत, परिष्कृत 
विनीत 4. सुशील, विनम्र, शिष्ट--रघ्‌० १॥५५, कु० 
७)२९ 5. विश्वस्त, विश्वसनीय, ईमानदार,--पभ्यः 
. मल्यनिद्शक 2. सभासद्‌ 3. संमानित कुल में 
उत्पन्न 4. जुआ-खाने का संचालक 5. यूंतगृह के 
संचालक का सेवक । 

समभ्यता-तत्वभ्‌ [ सम्पय--तल-+-टापू, त्व वा | विनम्रता, 
सुशोलता, कुलीनता । 

सम्‌ । (भ्वा० पर० समति) . विक्षब्ध या अव्यवस्थित 
होना 2. विक्षुब्ध या अव्यवस्थित न होना । 
]! (चुरा० उभ० समयति--ते) विक्षब्ध होना । 


(अव्य०) [ सो-+-डम ] धातु या कृदन्त शब्दों से पूव 
उपसगे के रूप में लग कर इसका निम्नांकित अथथ ह 
(क) के साथ मिल कर, साथ साथ--यथा संगम, 
संभाषण, संघा, संयज आदि में (ख) कभी कभी यह 
घातु के अर्थ को प्रकट कर देता ह, और इसका अथथ 
होता है -. बहुत, बिल्कुल, खब, पूर्णतः, अत्यन्त 
“यथा संतुष्‌, संतोष, संन्‍्यस, संन्यास, संताप आदि 
2. समास में संज्ञा शब्दों के पूव प्रयकत होकर इसका 
अथ हूं - की भाँति, समान, एक ज॑ंसा यथा 'समर्थ में 
3. कभी कभी इसका अथ्थ होता हं---निकट, पूर्व, जसा 
कि “समक्ष में । 

सम (वि०) [ सम्‌--अच ] १. वही, समरूप 2. समान 
जसा कि 'समलोष्टकांचन:' में --रघु० ८।२१, भग० 
२।३८ 3. के समान, वसा ही, मिलता-जलता, करण० 
या संबंध० के साथ अथवा समास में,-गणयकक्‍तों दरि- 
द्रोषपि नेश्वररगुण: सम:--सुभा ०--कु० ३।१३, २३ 


सम 


( (१०७३ ) 


4. समान, समतलऊल चौरस--समदेशवर्तिनस्ते न दुरा- 
सदो भविष्यति---श० १ 5. समसंख्या, 6. निष्पक्ष, 
न्यायय्‌ क्त 7. न्‍्यायोचित, ईमानदार, खरा 8. भला, 
सदगुण संपन्‍त 9. सामान्य, मामूली 0 मध्यवर्ती, 


बीच का .सीघा 2. उपयुक्त, सुविधाजनक 43.तटस्थ, 


अचल, निरावेश 4. सब, प्रत्येक 5. सारा, पूर्ण, 
समस्त, पूरा,--मम््‌ समतल मंदान, चौरस देश - कि ० 
९।११,--मम्‌ (अव्य०) . से, के साथ, मिलकर, 
सहित, (करण० के साथ) आह हो निवत्स्यति सम 
हरिणाड्रनाभि:---श० ११२७, रघु० २२५, ८।६२३, 
१६।७२ 2. एक समान--यथा सर्वाणि भूतानि घरा 
धारयते समम्‌ मन॒० ९।३११ 3. के समान, इसी 
प्रकार, इसी रीति से-पंच० १।७८ 4. पर्णतः 
5. युगपत्‌, एकही साथ, सब मिल कर, उसी समय, 
साथ साथ-नवं पयो यत्र घनमंया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं 
विसृष्टमू--रघु० १३३२६, ४॥४, १०।६०, १४।१। 
सम ०--अंशः समान भाग, 'हारिन (पृं०) सहदाय- 
भागी,-- अन्तर (वि०) समानान्तर,-आचार . समान 
या एक जैसा आचरण 2. उचित व्यवहार,---उबकम 
आधा दही और आधा पानी मिलाकर बनाई गई 
छाछ, मट्ठा,---उपमा उपमा अलंकार का एक भेद, 
--कन्या योग्य या उपयुक्त कन्या (विवाह के योग्य ) , 
--कर्ण: ऐसा चतुष्कोण जिसके कर्ण एक समान हों, 
-कालरूः वही समय या क्षण, रूम (अव्य०) उसी 
समय, यगपत्‌, कालीन (वि०' समवयस्क, समसाम- 
यिक, -कीलः सपप, साँप, क्षेत्रस (ज्योतिः० में) 
नक्षत्रों के एक विशेषक्रम का विशेषण, खातः समान 
खुदाई, समातान्तर चतुर्भजों से बनी हुई आकृति, 
- शन्धकः एक जैसे पदार्थों से बना धूप, चतुरख्र 
(वि०) वर्ग, (स्रमू) समभज चतुष्कोण,-- चतुभूजः, 
-जम्‌ विषमकोण समचतुर्भुज,--चित्त (वि०) 
4, सममनस्क, एक समान, प्रशान्तचित्त 2. उदासीन, 
---छेद,---छेदन (वि०) वह भिन्न जिनके हर समान 
हों,--जाति (वि०) समान जाति या वर्ग का,-ज्ञा 
ख्याति,--त्रिभुजः.--,जम्‌ समभूज त्रिकोण, - दर्शन 
--बशिन्‌ (वि०) समान रूप से देखने वाला, निष्पक्ष, 
“--विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि, शनि चव 
इवपाके च पण्डिता: समदर्शिन:---भग० ५१७, दुःख 
(वि०) दूसरों के दुःख को अपने जसा दुःख समझने 
वाला, (दूसरों से) सहानभूति रखने वाला, दुःख में 
साथी, -कु० ४।४, सुख (वि०) सुख ओऔर दु:ख 
का साथी -श० ३।१२, दृश -दृष्टि (वि०) 
पक्षपातरहित,--बुद्धि (वि०) . निष्पक्ष 2. तटस्थ, 
नि:संग,--भाव (वि०) एक-सी प्रकृति या गुण रखने 
वाला, (वः) समानता, तुल्यता,---मण्डरूस (ज्यो० 


१२५ 


मे) मुख्य खड़ी रेखा,--मय (वि०) एक समान मूल 
वाले,--रंजित (वि०) हलके रंग वाला,--रंभः एक 
प्रकार का रतिबंध,--रेख (वि०) सीधा, -- प्रकृत्या 
यह्क्रं तदपि समरेख॑ नयनयोः--श० १।९,-- रूम्बः 
“बम विषम चतुर्भुज,-- वर्ण: एक ही जाति का, 
--वतिन्‌ (वि०) सममनस्क, पक्षपातरहित ([पुं०) 
मृत्यु का देवता, यमराज, वृत्तम्‌ . वह छंद जिसके 
चारों चरण समान हों 2. दे० 'सममंड्',--वथत्ति 

(वि०) धीर, गंभीर,--बेधः बीच के दर्जे की गहराई, 
-- शोधनम््‌ समीकरण के प्रश्नों में एक सी राशि का 
दोनों ओर घटाना, समव्यवकलन, - सन्धिः एक समान 
शर्तों पर शान्तिस्थापन, सुप्तिः (स्त्री०) विश्वनिद्रा 
(कल्पान्त के अवसर पर समस्त चराचर चिरनिद्रा 
में विलीन हो जाते हैं),--ल्‍थ (वि०) . बराबर, 
एक रूप का 2. समतल, हमवार 3. समान,--स्थलूम 
समतल भूमि । 

समक्ष (वि०) [ अक्ष्णोः: समीपम्‌॒ समक्ष +-अच्‌ | आँखों 
के सामने मोजूद, दर्शनीय, वर्तमान,--क्षम्‌ (अव्य ० 
की उपस्थिति में, देखते देखते, आँखों के सामने 
कि रकू (0 प्‌ | र | 

समग्र (व०) [सम सकल यथा स्थात्तथागृह्मते--सम्‌ 
-+ग्रह +-ड ] सब, पूर्ण, समस्त, प्रा--मालवि० 
२१३ | | 

समझा [सम्‌--अज्ज्‌+घ--टाप्‌ | मंजिष्ठा, मजीठ । 

समजः [सम्‌-- अज्‌--अप्‌] . पशुओं का झुण्ड, पक्षियों 
का गोल, लहंडा, रेबड़ 2. मूर्खों की संख्या, - जम्‌ 
जंगल, अरण्य । 

समज्या [सम्‌-|अज्‌--क्यप्‌+टाप्‌ू] 4. सम्मिलन, सभा 
2. ख्याति, यश, कीति । 

समञ्जस (वि०) [सम्यक अज्जः: ओऔचित्यं यत्र ब० स०] 
, उचित, तकंसंगत, ठीक, योग्य 2. सही, सच, 
यथार्थ 3. स्पष्ट, बोधगम्य जसा कि “असमझ्जस', 
सदगुणसंपन्‍न, भला, न्यायोचित,--भृशाधिरूढस्य 
समञज्जसं जनम कि० १०।१२ 5. अभ्यस्त, अनभूत 
6. स्वस्थ, सम्‌ . औचित्य, योग्यता 2. यथार्थता 
3. सच्ची गवाही । 

समता,--स्वसम्‌ [सम-+तल-टापू, त्व वा] 4. एकसापन, 
एकरूपता 2. समानता, एक जेसापन 3. बराबरी 
4. निष्पक्षता, न्याय्यता, सम्तां नी, समान व्यवहार 
करना मनु० ९।२१८ 5. सनन्‍्तुलन 6. पृर्णता 
/. सामान्‍्यता 8. समानता । 

समतिक्रमः [सम्‌- अति +-क्रम ---घञा_] उल्लंघन, भूल । 

समतीत (वि०) [सम्‌--अति-|इ-क्त] बीता हुआ, 
गया हुआ --रघु ० ८।७८ । 

समद (वि०) [सह मदेन--ब० स०] 4. नशे में चर, 


( १०७४ ) 


भीषण 2. मद के कारण मस्त 3. प्रणयोन्मत्त,-उत्त र० 
२।२० । 

समधिक (वि०) [सम्यक अधिक:-प्रा० स०] 4. अतिशय 
2. अत्यंत अधिक, पृष्कल, बहुत अधिक -उत्तर० 
४, - कम (अव्य०) अत्यंत, अधिकता के साथ । 

समधिगसनम्‌ [सम्‌+-अधि--गम्‌ --ल्यूट्‌ | आगे बढ़ जाना 
पार कर लेना, जीत लेना । 

समध्व (वि०) [समानः अध्वा यस्य--ब० स०] साथ 
यात्रा करने वाला । 

समनज्ञानस [सम-+-अन-+-ज्ञा+ल्यट] . हामी भरना 
स्वीकृति देना 2. पूर्ण अनुमति, पूरी सहमति । 


समनन्‍त (वि०) [सम्यक अन्तो यत्र ब० स०] . हर दिशा 
में मौजूद, विश्वव्यापी 2. पूर्ण, समस्त, तः सीमा 
हद, मर्यादा (समन्तम्‌, समन्ततः, समन्‍्तात्‌ किया 
विशेषण के रूप में प्रयकत होकर निम्नांकित अथ 
प्रकट करते हैं - सब ओर से “चहुओर' 'सब ओर 
पृणरूप से, 'प्री तरह से । सम० -बुग्धा थहर, स्न॒ही 
-पञ्चकम कुरुक्षेत्र या उसके निकट का प्रदेश-वेणी ० 
६, -सभेंत्रः बद्ध भगवान,---भज् (प०) आग | 

समस्य (वि०) [सह मन्यना - ब० स०] 4. शोकाकुल 
2, रोषपृर्ण, रुष्ट । 

समनन्‍्वयः [सम--अन +-इ३--अच ] . नियमित परंपरा 
या क्रम 2. संबद्ध अनक्रम, पारस्परिक सम्बन्ध 
तात्पयं, तत्त समनन्‍्वयात- ब्रह्० १।१।४, न च 
तदगतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषय निश्चिते समन्वय 
ईर्थान्तरकल्पना यकता शारी० 3. संयोग । 


समन्वित (भू० क० कृ०) [सम्‌+अभि-+प्ल--क्‍त] 
. संबद्ध, प्राकृतिक क्रम में आबद्ध 2. अनगत 
3, सहित, यक्‍त, भरा हुआ 4. ग्रस्त । 

समभिप्छठत (भू० क० कृ०) [सम्‌-+अभि--प्ल --क्त | 
. बाढ़ग्रस्त 2. ग्रहण ग्रस्त । 

समभिव्याहार: [सम-+अभि-+वि+-आ-+ ह + घड् | 
. मिलाकर उल्लेख करना 2. साहचय, साथ 3. शब्द 
का साहचय या सामीप्य, जब कि उस (शब्द) 
अथ्थ स्पष्ट रूप से निश्चित कर लिया गया हो । 


समभिसरणम्‌ [सम्‌--अभि-+-सु+ल्युट] ॥. पहुंचना 
2. खोज करना, कामना करना । 
समभिहार: [सम--अभि+ह-+घरा_| 4. साथ-साथ 


ले जाना 2. आवृत्ति 3. अतिरिक्त, फालतू । 

सममभ्यचंनम्‌ [ समू--अभि--अचच -+ल्‍्युट्‌ | पूजा करना, 
अचेना करना । 

सममभ्याहार: [ सम्‌+अभि--आ 
रहना, साहचये । 

समयः | सम--इ--अच्‌ ]. काल 2. अवसर, मौका 
3. योग्य काल, उपयक्त काल, या ऋतु, ठीक वक्‍त 


ह+ध्ञा | साथ 


--कु० ३।२५ 4. करार, समझौता, संविदा, पहले से 
किया गया ठहराव समिथः समयात्‌-श० ५ 
5. रूढ़ि, प्रथा 6ह चालचलन का संस्थापित नियम, 
संस्कार, लोकप्रचलन कि० १२८, उत्तर० १ 

7. कवियों का अभिसमय (उदा० बादलों के दशन 
से प्रेमी और प्रेमिका का वियोग हो जाता है) 
8. नियक्ति, स्थिरीकरण 9. अनबंध, शर्त--विक्रम ० ५ 
40. कानन, नियम, विनियम -याज्ञ० ३॥१९ 
4. निदेश, आदेश, निदेश, विधि 42. आपत्काल 
संकटकाल 3. शपथ 44. संकेत, इंगित, इशारा 
5. सीमा, हद 46. प्रदर्शित उपसंहार, सिद्धांत, 
मतवाद--बौद्ध,, वशेषिक” 7. अन्त, उपसंहार, 
समाप्ति 8. सफलता, समृद्धि 9. कष्ट का अन्त । 
सम०---अध्यषितम ऐसा समय जब कि न सूर्य दिखाई 
देता हैं न तारे अनवतिन (वि०) मानी हुई प्रथा 
का पालन करने वाला,--अनसारेण,-- उचितम 
(अव्य ०) अवसर के अनकल जसा मोक़ा हो,-आचार 
लोकप्रचलित चलन, मानी हुई प्रथा, क्रिया करार 
करना,-परिरक्षणम किसी समझौते का पालन करना 
सन्धि या करार---नत समयपरिरक्षणं क्षमं ते-कि० 
१९।४५,--व्यभिचारः प्रतिज्ञा तोड़ना, ठेके का उल्लघंन 
या भंग,-- व्यभिचारिन (वि०) प्रतिज्ञा या वचन 
भंग करने वाला । 


समया (अव्य०) [ सम्‌-+इ३-+आ |] . ठीक, ऋतु के 
अनकल, ठीक /समय पर 2. निश्चित समय पर 3. बीच 
में, के अन्दर, (दो के) बीच में 4. निकट (कमं० के 
साथ ) - समया सोधभित्तिम--दश०, शि० ६।७३, 
१५॥९, नल० ४।८ । 

समरः, रम | सम+ऋ--अप |] संग्राम, यद्ध, लड़ाई 
---कर्णादयो5पि समरात्पराहुमखी भ वन्ति-- वेणी ० ३। 
सम० उहेशः,-भूमसमिः रणक्षेत्र,- मूर्धन (पु०) 
--शिरस (नपुं०) यूद्ध का अग्रभाग । 

समचेनम | सम --अच --ल्यट ] पूजा, अचना, आराधना । 


समर्ण (वि०) [ सम्‌+अद -+कक्‍त ]. कष्टग्रस्त, पीडित, 
घायल 2. पष्ट, निवेदित । 

समर्थ (वि०) [ सम्‌-- अर्थ +अच्‌ ] . मजबूत, शक्ति- 
शाली 2. सक्षम, अभम्यनज्ञात, पात्र, योग्यताप्राप्त 
- प्रतिग्रहसमर्थोइपि-मन ० ४॥१८६, याज्ञ ० १२१३ 
3. योग्य, उपयक्त, उचित--तद्धनग्र हणमेव राघव 
प्रत्यपद्यत समर्थमत्तरम्‌---रघ० ११।७९ 4. योग्य या 
समचित बनाया हुआ, तेयार किया हुआ 5. समा- 
तार्थी 6. सार्थक 7. समचित उ्ृश्य या बल रखने 
वाला, अतिबलशाली 8. पास-पास विद्यमान 9. अथत 
संबद्ध,--थः !, (व्या० मं) साथक शब्द 2. साथक 
वाक्य में मिला करं रक्‍्ख हुए शब्दों की संसक्ति । 


(| १०७५ ) 


समर्थकम्‌ | सम्‌--अर्थ्‌ -+ पण्वुल ] अगर की लकड़ी । 

समर्थनम | सम्‌-- अर्थ +ल्यूट ] 4. संस्थापन, पुष्टि 
करना, ताईद करना 2. रक्षा करना, सहारा देना, 
न्यायसंगत सिद्ध करना-स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌-काव्य ० 
७ 3. वकालत करना, हिमायत करना 4. अनुमान 
लगाना, विचार करना, चिन्तन करना 5. विचार- 
विमर्श, निर्धारण, किसी वस्तु के औचित्यानौचित्य 
का निर्णय करना 6. पर्याप्तता, अचूकता, बल, 
घारिता 7. ऊर्जा, धर्य 8. भेदभाव दूर कर फिर 
समझोता करना, कलह दूर करना 9. आक्षेप । 

समधेक (वि०) [ सम्‌+ऋषध्‌ +ण्वुल | . वरदाता 
2. समद्ध करने वाला । 

समपंणम्‌ | सम्‌--अरप -+ल्यूद | देना, हस्तांतरण करना, 
सोंपना, हवाले करना । 

समर्याद (वि०) [ सह सर्यादया -ब० स० | . सीमित, 
बंधा हुआ 2. निकटवर्ती, समीगवर्ती 3. शद्धाचारी, 
औचित्य की सीमा के अन्दर रहने वाला 4. सम्मान- 
पूर्ण, शिष्ट । 

समल (वि०) [ मलेन सह-- ब० स० | . मंला, गनन्‍्दा, 
मलिन, अपवित्र 2. पापपूर्ण,, रूम पुरीष, मल, 
विष्ठा । 

समवकारः | सम्‌+अव-+-कृ+ घझण | नाटक का एक 
भेद (सा० द० ५१५ में निम्नांकित परिभाषा दी गई 
है -वृत्तं समवकारे तु रुयातं देवासुराश्रयम्‌ । संश्रयो 
निर्विमर्शास्तु त्रयो5छू॥ः ।॥। ) 

समवतारः | सम्‌+अव--त्‌+घञ ]) 4. उतार 2. घाट- 
जहाँ से किसी नदी या पृण्यस्नानतीर्थ में उतरा जाय 
-समवतारसम रसमंस्तर्ट:--कि० ५॥७ । 


समवस्था | समा तुल्या अवस्था वा सम्‌ +अव-+स्था-+- 
अरझू--टाप्‌ | . निश्चित अवस्था 2. समान दशा या 
स्थिति श० ४ 3. अवस्था या दशा -रघु० १९।५०, 
मालबि० ४।७ । 

समवस्थित (भू० क० क्ृ०) [सम्‌--अव-+स्था-+-कत | 
. स्थिर रहता हुआ 2. स्थिर । 


समवाप्ति: (स्त्री०) | सम्‌+अव-+-आप्‌ -- क्तिन्‌ ] आप्ति, 


अभिग्रहण । 

समवायः | सम्‌-+अव-+-इ--अच्‌ | . सम्मिश्रण, मिलाप, 
संयोग, समष्टि, संग्रह-सर्वाविनयानामेककमप्येषामा- 
यतन॑ किमुत समवाय:--का०, बहुनामप्यसाराणां 
समवायो हि दुर्जय:-सुभा ० 2. संख्या, समुच्चय, राशि 
3. घनिष्ठ संबंध, संसक्ति 4. (वंशे० में) प्रगाढ़ 
मिलाप, अविच्छिन्न तथा अविच्छेद्य संयोग, अभेद्य 
संलग्नता या एक वस्तु का दूसरी में अस्तित्व (जेसे 
पदार्थ और गुण, अंगी और अंग), वेशेषिकों के सात 
पदार्थों में से एक । क्‍ 


समवायिन्‌ (वि०) | समवाय--इनि ] . घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध 2. समुज्ययवाचक, बहुसंख्थक । सम०-- 
कारणम्‌ अभेद्य कारण, उपादान कारण (वंशेषिक 
दशन में वणित तीन कारणों में से एक) । 

समवेत (भू० क० क्ृ०) [ सम्‌+अव-+इ-+-कत | 
). एकत्र आये हुए, मिले हुए, जड़े हुए, सम्मिलित 
2. घनिष्ठता के साथ संबद्ध, अन्तर्भत, अभेद्य रूप से 
संयुक्त 3. बड़ी संख्या में समाविष्ट या सम्मिलित । 

समष्टि: (स्त्री०) [ सम्‌+अश्‌ --क्तिन्‌ | समुच्चयात्मक 
व्याप्ति, एक जेसे अंगों का समूह, अवयवी जो सम- 
तत्त्वता से युक्त अवयवों का पुंज है (विप० व्यष्टि) 
- समष्टिरीश्: सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । तद- 
भावात्तदन्य तु ज्ञायंते व्यष्टिसंज्ञया ॥ पंच० । 

समसनम्‌ [ सम्‌-+अस-- ल्यूट्‌ | 7. एक साथ मिलाना, 
सम्मिश्रण 2. संयुक्त करना, समस्त (समास युक्त) 
शब्दों का निर्माण 3. संकुचित करना । 


समस्त (भू० क० क्ृ०) |सम्‌--अस्‌-क्त ]. एक 
जगह डाला हुआ, सम्मिश्चित 2. संयुक्त 3. किसी 
पदाथ में पूर्णतः व्याप्त 4. संक्षिप्त, संकुचित, संक्षेपित 
5. सारा, पूर्ण, पूरा । 

समस्या [| सम्‌-+अस्‌-- क्यपू+-टाप्‌ | . पूर्ण करने के 
लिए दिया जाने वाला छंद का चरण, कविता का वह 
भाग जो पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाय-कः श्रीपतिः 
का विषमा समस्या-- सुभा ० । इस प्रकार वागर्थाविव 
संपक्तोी शतकोटिप्रविस्तरम्‌' 'तुरासाहं पुरोधाय' 
पंक्तियाँ नेम: सर्वे सुरा: शिवौ' से पूर्ण हो जाती हैं) 
4. (अतः) अधूरे को पूरा करना-गौरीब पत्या सुभगा 
कदाचित्कत्रीयमप्यधेतनू_ समस्यथाम्‌ू--नं० ७।८२, 
(समस्या --संघटनम ) । 


समा [सम्‌ +-अच्‌ -+-टाप्‌ | (प्रायः ब० व० में प्रयोग, परन्तु 
पाणिति द्वारा एक बचन में भी प्रयकक्‍त-उदा० समां 
समाम्‌ू-पा० ५१२।१२) वर्ष,--तेनाष्टो परिगमिता: 
समा: कथंचित्‌ - रघु० ८।९२, तयोश्चतुर्देशकेन राम॑ 
प्राव्राजयत्समा:--१२।६, १९।४, महावीर० ४।४१, 
अव्य०-से, साथ मिला कर । 

समांसमीना [समां समां विजायते प्रसृते--ख प्रत्ययेन नि०] 
वह गाय जो प्रतिवर्ष व्याती हु. और बछड़ा देती है । 

समाकर्षिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [सम -+-आ -+-क्ृष्‌ -- 
शिनि] . आकर्षक 2. दूर तक गंध फैलाने वाला, या 
प्रसार करने वाला, पुं० प्रसुत गंध, दूर तक फैली गंध । 

समाकुल (वि०) [सम्यक्‌ आकुल:--प्रा० स०] 4. भरा 
हुआ, आकीणं, भीड़-भाड़ से युक्त 2. संक्षब्ध, घबराया 
हुआ: उद्विग्न, हड़बड़ाया हुआ । 

समाख्या | सम्‌--आ-+ख्या+-अड--टाप्‌] 4. यश, कीर्ति, 
ख्याति 2. नाम, अभिघान । 


( १०७६ ) 


समाख्यात (भू० क० कृ०) [सम्‌+आ-+ख्या-+-क्‍्त | 
4. हिसाब लगाया हुआ, गिना हुआ, जोड़ा हुआ 
2. पूर्णतः: वणित, उद्धोषित, प्रकथित 3. बिख्यात, 
प्रसिद्ध । 

समागत (भू० क० कृ०) [सम्‌+आ--गम्‌ --क्त] 4. साथ 
साथ आया हुआ, मिला हुआ, सम्मिलित, संयुक्त 
2. पहुंचा हुआ 3. जो संयक्‍त अवस्था में हो । 

समागतिः [सम्‌--आ-+-गम्‌ -- क्तिन ] 7. साथ साथ आना, 
मेल, मिलाप 2. पहुंचना, उपगमन 3. समानत दा या 
प्रगति । 

समागसः [सम्‌--आ-+-गम्‌-न-घञा_] . मेल, मिलन, 
मुठभेड़, सम्मिश्रण,--अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न 
समागम:--काव्य ० ७ रघृ० ८।४, ९२, १९१६ 
2. सहवास, साहचये, संगति - जैसा कि 'सत्समागम' 
में 3. उपगमन, पहुँच 4. (ज्योति० में) संयोग । 


समाघातः |[सम्‌+-आ-+हन्‌-घज ] 4. वध, हत्या 
2.'संग्राम, यूद्ध । 

समाचयनम्‌ [सम्‌+-आ--चि--ल्युट] सज्चयन, बीनना । 

सम्राचरणम्‌ [सम्‌+आ--चर्‌+ल्यट] अभ्यास करना, 
पालन करना, व्यवहार करना । 

समाचार [ सम+आ-+-चर्‌-+-घज्म ] 4. प्रगमन, गति 
2. अभ्यास, आचरण, व्यवहार 3. सदाचार या अच्छा 
चालचलन 4. खबर, सूचना, विवरण, वार्ता । 

समाज: [सम्‌--अज्‌ --घधल््म ] , सभा, मिलन, मजलिस, 
-विशेषत: सवंबिदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम 
- भतूं ० २॥७ 2. मण्डल, गोष्ठी, समिति या परिषद 
3. संख्या, समुच्चय, संग्रह 4. दल, आमोद-प्रमोद 
विषयक मिलन 5. हाथी । 

समाजिकः [समाज--ठक ] सभासद्‌--बै० सामाजिक । 

समाशा [सम्‌+आ+-ज्ञा+-अड--टाप | यश, कीति । 

समादानम्‌ [सम्‌ -आ--दा--ल्यूद | . पूर्णतः लेना 2. उप- 
युक्त .उपहार लेना 3. ज॑न सम्प्रदाय का नित्य-क्ृत्य । 

समादेशः [सम्‌--आ-+दिश --घञ्म |] आज्ञा, हुक्म, निदेश, 
निदंश । 

समाधा [सम-|- आ-+-घा-|-अड-+-टाप्‌] दे० नी० 'समा- 
घान । 

समाधानस्‌ [सम्‌--आ-+-घधा--ल्‍्युट ] ।. साथ साथ रखना, 
मिलाना 2. ब्रह्म के गुणों का मन से चिन्तन करना, 
3. भावचिन्तन, गहन मनन 4. एकनिष्ठता 5. स्थेयं, 
स्वस्थता, (मन को) शान्ति, सन्‍्तोष -चित्तस्य समा- 
घानम्‌, बुद्धे: समाधानम्‌ गंगा० १८ 6. संदेहु- 
निवारण करना, प्व॑पक्ष का उत्तर देना, आक्षेप का 
उत्तर देना 7. सहमत होना, प्रतिज्ञा करना 8. (नाट० 
में) मुख्य घटना जिस पर नाटक की पूर्ण बस्तुकथा 
अवलंबित हैं । 


र्कीयककमाहूत ८८ अरमान प्याारम ताकत १०-८5 दरकामम मकान 5 कस 3२८ >+म्यालान---बशस का कुदर--::: 4. +%-----पडत पूननुयकथ "करा >ा८--+-००-- न १3 द- 4 +२कर-5८5 १: न्‍८-अइ८3०२६- बट 2००८- 0 लाया. सास. पामा०८८--क.. गन पपं्पपथा!! 24: पण लुक: सिट०न-+-«कू-पकमक तन >जह ८ "ुतन-+-२८००-० | ९235:90% तक नानक 


समाधि: [समआ-+-घधा+कि] 4. संग्रह करना, स्वस्थ 
करना, (मन को) एकाग्र करना 2. भावचिन्तन, 
किसी एक विषय पर मन को केन्द्रित करना, ब्रह्म- 
चिन्तन में पूर्णडीनता अर्थात्‌ (योग की आठवीं और 
अन्तिम अवस्था) आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्ना: 
समाधिभेदप्रभवों भवन्ति कु० ३।४०, ५०, मृच्छ० 
१११, भतृ ० ३॥५४, रघृ०८।७८, शि० ४५५ 3. एक 
निष्ठता, संकेन्द्रण, मनोयोग तसयां लग्नसमारधि 
(मानसम्‌ ) --गीत ० 4. तपस्या, धम्मेकृत्य, साधना -- 
अस्त्येतदन्‍्यसमाधिभी रुत्व॑ देवानामू--श० १, तपः 
समाधि:---कु० ३।२४, ५।६, १।५९, ५१४५ 5. साथ 
मिलाना, संकेन्द्रण, सम्मिश्रण, संग्रह त॑ं वेघा विदध 
नन॑ महाभूत समाधिना--रघु० १२९ 6. पुनमिलन, 
मतभेद दूर करना 7. निस्तब्धता 8. अंगीकार, स्वी- 
कृति, प्रतिज्ञा 9. प्रतिदान *0. पूति, सम्पन्नता 
4. अत्यन्त कठिनाइयों में घे्यं घारण करना 
2. असम्भव बात के लिये प्रयत्न करना 73. (दुभिक्ष 
के अवसर पर) अनाज बचा कर रखना, अन्न संचय 
करना 4. मक़बरा, शव प्रकोष्ठ 45 गरदन का 
जोड़, गरदन की विशेष अवस्था-कि० १६।२१ 


6. (अलं० री: अब एक अलंकार जिसकी मम्मट ने 
निम्नाड्ूित की हं-- समाधि: सुकरं काय 


कारणान्तरयो गत: - काव्य ० १०, दे० सा० द० ६।१४ 
7. शैली के दस गुणों में से एक, दे० काव्या० 
१।९३। 

समाध्मात (भू०क०क्ृ०) [सम्‌ू+-आ+--ध्मा --क्त | !. फूंक 
मारा हुआ 2. फूलाया हुआ, प्रफ्ल्लित, स्फीत, हवा 
भरा हुआ । 


समान (वि०) [सम्‌ + अनू अण्‌ | . वही, तुल्य, सदृश, 
एक जंसा समानशीलव्यसनंषु सख्यम्‌ -- सुभा० 
2. एक, एकरूप 3. भला, सदगणसम्पन्न, न्याय्य 
4. सामान्य, साधारण 5. सम्मानित,-- नः !. मित्र, 
तुल्य 2. पाँच प्राणों में से एक (इसका स्थान नाभि 
का गतं हैं, तथा पाचन शक्ति के लिये परमावश्यक 
है) मम्‌ (अव्य०) समान रूप से, है (करण० 
के साथ). जलघरेण समानमुमापति:--कि० १८।४ | 
सम० ---अधिकरण (वि०) . समान आधार वाला 
2. उसी वर्ग या पदार्थ में विद्यमान 3. (व्या० में) 
एक ही कारक की विभकक्‍्ति से युक्त होना (णम) 
4. वही स्थान या परिस्थिति 2. कारक में समान 
दोना, कारक सम्बन्ध 3. वर्ग (जिसमें अनेक सम्मि- 
लित हों), प्रजातीय गुण, - अर्थ: उसी अर्थ वाला, 
पर्यायवाची उदकः एसा सम्बन्धी जो समान पितरों 
को जल तपंण के कारण संवद्ध हे (यह सम्बन्ध सातवीं या 
ग्यारहवीं पीढ़ी से तेरहवीं या कुछ के अनुसार चोदहवीं 


( १०७७ ) 


पीढ़ी तक जाता है )--समानोदकभावस्तु निवर्तेता- 
चतुदशात्‌ _दे० मनु० ५॥६० भी, -उदयेंः एक पेट 


से उत्पन्त, सद्दोदर भाई,--छप्सा एक प्रकार की 


उपमा -दे० काव्या० २।२९,---काल---कालोन(वि०) 
एककालिक, समकालीन--गोत्र: >> सगोत्र, एक ही 
गोत्र का, दुःख (वि०) सहानुभूति रखने वाला 
-अम्मन्‌ (वि०) एक ही प्रकार के गणों से यकत, सहानु- 
भूतिदशंक, गणों को सराहने वाला --मा० १६, 
यमः स्वर का वही उच्चग्राम, रुचि (वि०) एक 

सी रुचि वाला । 

समानयनम्‌ [सम्‌--आ-+-नी -|-ल्यट| साथ लाना, संग्रह 
करना, संचालन । 

समापः [समा आपो यस्मित्‌ ब० स०] देवताओं के प्रति 
यज्ञ करना या आहुति देना । 

समापसि: (स्त्री०) [समं+-आ-|-पद्‌ +- क्तिन्‌ | !. मिलना 
मठभंड़ 2. दृघटना, आकस्मिक घटना, अकस्मात्‌ 
मुठभड़ - समापत्तिदृष्टंन केशिना दानवेन-विक्रम० १, 
क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि -रघू० ७२३, कु० 
७।७५ । 


समापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [सम्‌---आप््‌+पण्वुल| 
समाप्त करने वाला, सम्पन्न करने वाला, पूरा करने 
वाला । 

समापनम्‌ [सम्‌ ---आप --ल्युट] 4. पूति, उपसंहार, समाप्ति 
करना. मनु० ५।८८ 2. अभिग्रहण 3. मार डालना 
नष्ट करना 4. अनुभाग, अध्याय 5. गहन मनन । 

समापञ्न (भू० क० कृ० ) [सम्‌ -+आ -- पद +-क्त | . प्राप्त 
अवाप्त 2. घटित, हुआ 3. आगत, पहुँचा हुआ 
4. समाप्त, पूर्ण, सम्पन्न 5. प्रवीण 6. सम्पन्न 7. दुःखी 
कष्टग्रस्त 8. वध किया हुआ । 

समापादनम्‌[ सम आ-- पद-+-णिच्‌ -- ल्यट ] सम्पन्न 
करना, मूल रूप देना । 

समाप्त (भू० क० कृ० ) [सम्‌+आप्‌-+क्त | . पूर्ण किया 
हुआ, उपसहृत, पूरा किया हुआ 2. चतुर । 

समाप्ताल: [समाप्ताय अलति पर्याप्नोति--समाप्त-- अर 
+अच | प्रभ, पति | 


समाप्ति: (स्त्री०) [सम-+-आप +-क्तिन्‌| !. अन्त, उप- 
संहार, पूति, समाप्त करंना 2. निष्पन्नता, पूरा करना, 
पूर्णता 3. पुनमिलन, मतभेद दूर करना, विवाद को 
समाप्त करना । 

समाप्तिक (वि०) [समाप्ति|+-ठन्‌| !. अन्तिम, समापक 

समापिका 3. जिसने कोई काम पूरा किया हक 

. समापक 2. जिसने वेदाध्ययन का पूर्ण पाठ्यक्रम 
समाप्त कर लिया है । 

समाप्लत ( भू० क० कृ० ) [सम्‌+आं+-प्ल-+-क्त] 
. बाढ़ग्रस्त, बाढ़ में डूबा हुआ 2. भरा हुआ। 


समाभाषणम्‌ [सम्‌+-आ+-भाष -+-ल्यूट] समालाप, वार्ता- 
लाप ॑. रघ्‌ू० ६।१६। 

समाम्नानम्‌ [सम्‌-|--आ-+- मना -|-ल्यट। . आवत्ति, उल्लेख 
2. गणना 3. परम्परा प्राप्त पाठ । 

समाम्नाय: [सम-|-आ--म्ना-|-य| ४, परम्परागत पाठ 
अनुश्रुति 2. परम्परागत (शब्द) संग्रह--अश्वइति 
पशुसमाम्नाय पठचतै---उत्तर० ४ 3. साहित्य पर- 
म्परा, अनश्रति 4. पाठ, सस्‍्वर पाठ, निर्देशन 5. जोड़ 
समष्टि, संग्रह अक्षरसमाम्नयम शिक्षा० ५७, 
(अर्थात्‌ अ से ह तक की वर्णमाला जो शिव की कृपा 
से पाणिनि को प्रगट हुई) 

समायः: [सम्‌-+-आ--३-सच्‌ | . पहुंचना, आना 2: दर्शन 
करना । 

समायत (भू० क० कृ०) [सम्‌--आ--यम्‌--क्त] खींचा 
हुआ, बढ़ाया हुआ, लंबा किया हुआ 

समायुकक्‍त ( भू० क० कृ० ) [सम्‌+आ-+-यज -क्त | 
4. साथ जोड़ा हुआ, संबद्ध, संयुक्त 2. कृतसंकल्प 
संलग्न 3. तयार किया गया, उद्यत 4. यक्‍त, सज्जित 
भरा हुआ सहित, अन्वित 5. जिसको कोई काय भार 
सोंप दिया गया हें, नियक्त किया हुआ 

समायुत (भू० क० कृ० )|सम्‌--आ-+-य +-क्त | . सं यक्‍्त 
सम्बद्ध, साथ मिलाया हुआ 2. संग्रहीत, एकत्र किया 

पमा 3. सहित, यक्‍त, सज्जित, अन्वित । 

[सम्‌--आ +-यज्‌ +-धञ्य ] /. मेल, सम्बन्ध 
संयोग 2. तयारी 3. धनृष पर॒( बाण ) साधना 


4. संग्रह, ढेर, समज्चयय 5. कारण, प्रयोजन, 
उद्देश्य । 
समारम्भ: [सम+आ-+रभ््‌+घ्क, मम] . आरम्भ, 


शुरू 2, साहसिक कायें, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य, काम, 
कम --भव्यमुख्या: समारम्भा * **'तस्य गढं विपेचिरे 
--रेघु० १७।५३, भग० ४।१९ 3. अंगराग । 
समाराधनम्‌ [सम्‌-+आ-- राध--ल्यूट्‌] . सन्तुष्ट करने 
का साघन, प्रसन्न करना, खशी नाटय॑ भिन्‍नरुचेजं- 
तस्य बहुधाप्यकं समाराघनम-मालवि० १।४ 2. सेवा 
टहल,- रघु० २॥५, १८१० । 
समारोपणम्‌ [ सम्‌-+आ--रुह +णिच्‌-+ ल्यूट, पुक ] 
. अवस्थित करना, रखना 2. सौंप देना, हवाले 
करना । ह 
समारोपित (भू० क० कछ०)* [सम्‌--आ-+-रुह + णिच्‌ 
कत, पुक्‌ | 4. चढ़ाया हुआ, सवार किया हुआ 
( धनृष आदि) ताना हुआ--भवता चापे समारो- 
पिते - काव्य ० १० 3. रक्‍खा गया, पौध लगाई गई 
ठहराया गया 4. सौंपा गया, हवाले किया गया । 
समारोहः [ सम-+आ+-+-रुह +घजञ्म ] 4. चढ़ना, ऊपर 
जाना 2. सवारी करना 3. सहमत होना । 


( १०७८ ) 


. समालम्यनभ | सम-+आ-+लम्ब--ल्यट | टेक लगाना 
सहारा लेना, चिपटे रहना । 

समालम्बिन (अव्य०) [सम्‌+-आ-+-लम्ब्‌-+-णिनि] लटकने 
वाला, सहारा लेने वाला,-नी एक प्रकार का घास । 

समालम्भः, समाठम्भनम [सम--आ-+लभ-+घजञज, ल्यट 
वा, मम्‌ ] . पकड़ना, छीनना 2. यज्ञ में बलि-पश्ञ 
का अपहरण करना 3. शरीर पर अंगराग व उबटन 


आदि का लेप करना- मज्भलसमालम्भनं विरचयाव: 


जय र्ी० ह | 

ससमावतंतम॒ [ सम्‌+आ-+व॒त्‌-| ल्यूट ] . वापसी 

विशेष कर वेदाध्ययन समाप्त करके ब्रह्मचारो का 

घर वापिस आना । 

समावायः: [ सम्‌-|आ --अव-+-इ-+-अच्‌ ] 4. साहचय, 
संबंध 2. अविच्छेय संबंध दे० समवाय 3. समष्टि 
4. सम॒च्चय, संख्या, ढेर । 

समावासः | सम-+-आ--वस-+घजा । निवास स्थान 
घर रहने का स्थान । 


समाविष्ट (भू० क० कृ०) [ सम्‌+आ+-+विश्‌+क्त ] 
. पूर्णतः: प्रविष्ट, पूर्णतः अधिकृत, व्याप्त 2. छीना 
हुआ, पराभूत, एकाधिकृत 3. प्रेताविष्ट 4. सहित 
5. निश्चित, स्थिर किया हुआआबिठाया हुआ 
6. सुनिदिष्ट । 

समावत (भू० क० क०) [ सम्‌+आ-+वु+क्त | 
. परिबलयित, घरा डाला हुआ, घिरा हुआ, छपेटा 
हुआ 2. पर्दा पड़ा हुआ, घूंघट से आच्छादित 3. ग्प्त 
छिपाया हुआ 4. प्ररक्षित 5. बंद किया हुआ 6. रोका 
हुआ । 

सम्तावत्ताःः समावक्ताक: | सम-+आ-+वत्‌--क्त, पक्ष कन्‌ 
च्‌ | वह ब्रह्माचारी जो अपना देदाध्ययन समाप्त 
करके घर लौट आया ह । 

समावेशः [ सम+आ-+विश-+घजञा |]. प्रविष्ट होना 
साथ रहना 2. मिलना, साहचय॑ 3. सम्मिलित करना 
समझ 4. घुसना 5. प्रंतावेश 6. प्रणयोन्‍्माद, भावो- 
द्रेक । 

समाशञ्रयः [| समम-+आ--शझ्रि+अच्‌ | ॥. प्ररक्षण या 
पनाह ढढना 2, शरण, पनाह, प्ररक्षण 3. शरणगह, 
आश्रयस्थान, घर 4. आवासस्थान, निबास । 


समाइलेषः [ सम+आ-+हौएिलिप्‌ +- घझ | प्रगाढ़ आलि- 
गन । 

समाइवास: [| सम--आ--श्वस+घञ_ ] . जी में जी 
आना, आराम की सांस लेना 2. राहत, प्रोत्साहन, 
तेसलली 3. आस्था, विश्वास, भरोसा | 

समादवासनम्‌ [सम--आ+- श्वस -- णिच्‌ -- ल्यूट] . पुन- 

जीबिट करना, प्रोत्साहन, आराम देना 2. ढाढ्स 

बंधघाना- विक्रम० २। 


समास: [| सम्‌+अस --घज्य | 7. समष्टि, मिलाप, 
सम्मिश्रण 2. शब्दरचना, समाहार, मिलाना मै 5४ 
के मुख्य चार भेद हैं -हन्द्र, तत्पुरुष, बहुतन्नरीहि और 
ययीभाव ) 3. पुर्नामाणन, मतभेद दूर करना 
संग्रह, संघात 5. पूणता, समष्टि 6. सिकुड़न, 
संहृति, सं क्षिप्तता, (समासेन, समासत: थोड़ में, संक्षप 
से, लघृता के साथ--एषा धर्मस्य वो योनि: समासेन 
प्रकीतिता--मनु० २।२५, ३।२०, भग० १३।१८, 
समासत: श्रूयताम्‌ू-- विक्रम ० २) । सम० --उक्ति 
(स्त्री०) एक अलंकार जिसको परिभाषा मम्मट ने 
निम्नांकित दी हं-परोक्तिभेंदक: श्िलिष्ट: समासोक्ति 
>-काव्य० १० । 
समासक्तिः (स्त्री०), समासड्र:ः [सम्‌+आ--सञ्ज +- 
क्तिन, घव्य वा] मिलाप, साथ-साथ रहना, अन रक्षित, 
आसक्तिय- क्‍ 


समासअड्जनम [सम--आ+-+-सजञ्ज--ल्यट) . मिलाना 
संयक्त करना 2. जमाना, रखना 3. संपक, सम्मिश्रण, 
संबंध । 

समासजनम्‌ [सम्‌-आ-+सज्‌-ल्युट] 4. पूर्णतः त्याग 
देना 2. सुपुर्दे करना । 

समासादनम्‌ [सम्‌+आ-+-सद --णिच्‌ -+ लय ८] . पहुँचना 
2. प्राप्त करना, मिलना, अवाध्त करना 3. निष्पन्न 
करना, कार्यान्वित करना । 

समाहरणम [सम्‌+आ--ह+ल्यूद | संयक्त करना, सग्रह 
करना, सम्मिश्रण, संचय करना । 

समाहते (पु०) [सम्‌+आ-+ह+तच्‌] £. जो संग्रह 
करने मे अम्यस्त हो 2. (कर आदि का) संग्राहक, 
जमा करने वाला । 

समाहार: [सम्‌-५+आ-+ ह+ घज्म ] . संग्रह, समष्टि, संधात 
-मा० ९ 2. शब्दरचना 3. शब्दों या वाक्‍्यों का संयो 
जन 4. द्विग और दन्द्र समास का समष्टिविधायक 
एक उपभेद 5. संक्षेपण, संकोचन, संहृति । 


समाहित (भू० क० कृ ०।[सम्‌--आ-+-घा-- क्त ] . मिलाया 
गया, साथ जोडा गया 2. समंजित, तय किया गया 
3. इकट्ठा किया गया, संगृहीत, (मन आवि) प्रशांत 
4. एकनिष्ठ, लीन, संकेन्द्रित 5. समाप्त 6. सहमत । 

समाहृुत (भू० क० क्ृ०) [सम्‌+आ-+हं+कक्‍्त] 
. मिलाया गया, संगहीत, संचित 2. पुष्कल, अत्यधिक, 
बहुत 3. ग्रहण किया गया, स्वीकृत, लिया गया 
संक्षेप किया गया, कम किया गया । 

समाहृतिः (स्त्री०)) [सम्‌--आ-+ह+ क्तिन| संकलन, 
संक्षेपण । 

समाद्लः [सम्‌+-आ -+ छू +घ। चुनौती, ललकार । 

समाहूयः [सम + आ-+ छे+ अच | . पुकारना, ललका रना 
2. संग्राम, यद्ध 3. मल्लयद्ध, दो व्यक्तियों में होने 


या. 


( १०७९ ) 


वाला युद्ध 4. मनोरंजन के लिए जानवरों को लड़ाना, 
जानवरों की लड़ाई-पर शर्तें लगाना-याज्ञ » २।२०३, 
मन्‌० ९२२१ 5. नाम, अभिघान । 

समाह्दा [समा आह्वा यस्याः ब० स०] नाम, अभिधान, 
- शि० ११२६ । 

समाह्नानम्‌ [सम्‌+आ-+ह्वे+ल्य॒द | ।. मिलकर ब लाना, 
संबोधन 2. ललकार, चनौती । 

समिकस्‌ [ समि ( सम्‌-इ-+डि )+कन्‌ ] भाला 
बललम । 

समित्‌ (स्त्री०) [सम्‌+-६३-+-क्विप्‌ | संग्राम, युद्ध --समिति 
पतिनिपाताकणं न -, नं० १२७५ । 

समिता [सम्‌---इ--क्त--ठाप्‌ | गेहूं का आटा । 

समितिः [सम्‌--इ३--क्तिन्‌ | . मिलना, मिंलाप, साहचय 
2. सभा 3. रेवड़, लहंडा--कि० ४।३२ 4. संग्राम, 
युद्धझ--श० २।१४, कि० ३।१५, शि० १६।१२ 
5. सादश्य, समता 6. मर्यादन । 


समितिञ्जय (वि०) [समिति-+जि-+खच, मम] यद्ध में 
विजयी । 

समिथः [सम--इ--थक | . संग्राम, यद्ध 2. आग । 

समिद्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌-+इन्घ्‌--क्‍्त] 4. सुलगाया 
हुआ, जलाया हुआ 2. आग लगाई हुई 3. प्रज्वलित, 
उत्तजित । 

समिघ्‌ (स्त्री०)) [सम्‌+-इन्ध्‌ू-क्विप] लकड़ी, इंधन 


विशेष कर यज्ञाग्नि के लिए समिधाएँ, -समिदा- 
हरणाय--श० १, कु० १।५७, ५।३३ । 

समिधः | सम्‌--इन्ध-|-क | आग । 

समिन्धनम्‌ [सम्‌-+-इन्घ्‌--ल्यूट] . आग सुलगाना 
2. इंघन । 


समिरः [ ->समीर, पृषो ० | वाय, हवा । 

समोकम्‌ [सम-+-ईकक | संग्राम, यद्ध--शि० १५॥८३ । 

समीकरणम्‌ [असमः समः क्रियतेब्नेन--सम --च्िवि+-कू 
+ल्यूट] . प्री छानबीन 2. दर्शनश्ञास्त्र की सांख्य 
पद्धति--शि० २॥५९ । 


समीक्षा [सम्‌-- ईक्ष+- अड--टाप] . अनसंधान, खोज 
2. विचार 3. भलीभांति निरीक्षण, समालोचना 
4. समझ, बंद्धि 5. नसमगिक सत्य 6. अनिवाय सिद्धांत 
7. दशनज्ञास्त्र की मीमांसा पद्धति । 

समोच: [सम्‌--३--चट, कित, दीघधे:| समद्र । 

समोचक: [समीच-कन] रतिक्रिया, मथन । 

समोची [समीच-|डीप्‌] 4. हरिणी 2. प्रशंसा । 

समीचोन  [ सम +अच्च्‌--क्विन्‌ू-ख ] . ठीक, सही 
2. सत्य, शुद्ध 3. योग्य, समचित 4. सुसंगत, --नम्‌ 
4. सचाई 2, ओऔचित्य । 

समीदः (१०) गेहूं का बारीक मदा । 

समोन (वि०) [समाम्‌ अधघीष्टो मतो भूतो भावी वा-समा 


+ख] 4. वाधषिक, सालाना 2. एक वर्ष के लिए 
भाड़ पर लिया हुआ 3, एक वर्ष का । 
समीनिका [समां प्राप्य प्रस्ते समा-+ख-+-कन्‌ +टाप्‌, 
इत्वम। प्रतिवष ब्यानं वाली गाय । 


सामने, की उपस्थिति 
प्यते - श० ५।१७। 

समोरः [सम-ईर--अच | !. हवा, वाय - धीर-समीरे 
यमनातीरे गीत० ५ 2. शमीवक्ष, जेंड़ी का पेड़ । 

समीरणः [सम--ईर--ल्यट] . हवा, वाय--समीरणो 
नोदथिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य--कु ० 
३।२१, १।८ 2. साँस, 3. यात्री 4. एक पोधे का 
ताम, मर॒ुबक, णम फकना, भेजना । 

समीहा [ सम+-ईह +अ-+टाप ] प्रबल इच्छा, चाह, 
प्रबल उद्योग । 

समीहित (भू० क० कृ०) [सम्‌+ईह +क्त] . अभि- 
लषित, इच्छित, अभीष्ट 2. आरब्ध,--तभ् कामना, 
अभिलाषा, इच्छा 


समक्षणम [सम--उक्ष +ल्यद | ढालना, यहाव, प्रसार । 

समच्चय | सम--उत्‌--चि-+अच | 4. संग्रह, संघात, 
समष्टि, राशि, पूंज 2. शब्दों या वाक्यों का संयोग 
दे० 'च 3. एक अलंकार का नाम काव्य० १० 
(११५ से ११६ कारिकाएँ तक) । 

समुच्चर: [सम्‌--उत्‌--चर्‌ --अच्‌ | . चढ़ना 2. चलना, 
यात्रा करना । 


समुच्छेदः [सम उद--छिद्‌--घज्य | पूर्ण विनाश, समूलो- 


न्मलन, उखाड़ दैना । 
समच्छयः: [सम--उद+-भ्रि--अच] ॥. उत्तंगता, ऊंचाई 
2. विरोध, शत्रता । 
समच्छायः [सम-+-उद +भ्रि-- घञ_] उत्तुंगता, ऊंचाई । 
समच्छवासितम, समच्छवासः: [सम्‌--उद-श्वस्‌ --क्त 
घव्म वा] गहरी सांस लेना, दीघ सांस लेना । 
समज्मित (वि०) [सम्‌-+-उज्ञह--क्त] . त्यागा हुआ, 
छोड़ा हुआ 2. जाने दिया गया 3. मुक्त । 


समत्कर्ष: [सम-उत-+-#ष्‌-+-घञ्म ] . उन्नति 2. अपन 
आपको ऊपर उठाना, अपनी जाति की अपेक्षा 
किसी अन्य ऊंची जाति से सम्बन्ध रखना--मनु ० 
११।५६। 
समत्क्रम: [सम्‌--उत-+-क्रम--घञा ] 4. ऊपर उठना 
चढ़ाई 2. औचित्य की सीमा का उल्लंघन करना । 
समत्करोद: [सम -|-उद --क्रश + घज्म ] . जोर से चिल्लाना 
2. भारी कोलाहल 3. कुररी । 
(वि०) [सम्‌+उद्‌--स्था--क] . उठता हुआ 


भर 


( १०८० ) 


जागता हुआ 2. उगा हुआ, उत्पन्न, जन्मा (समास के 
अन्त में ) -अथ नयनसमृत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यो:--रघ ० 
२।७५, भग० ७।२७ 3. घटित होने वाला, उत्पन्न । 

समुत्थानम्‌ [सम्‌-+-उद--स्था -ल्य द | 4. उठना, जागना 
2. पुनरुज्जीवन 3. पूरी चिकित्सा, पूरा आराम 
4. (घाव आदि का) भरना, स्वस्थ होना -मन्‌ ० 
८।२८७, याज्ञ० २२२२ 5. रोग का चिह्न 6. उद्योग 
मे॑ लगना, परिश्रमयक्त धन्धा-- जंसा कि 'संभूय 
समृत्यथानम्‌ , में--मन्‌ ० ८।४ । 

समुत्पतनम्‌ [सम्‌--उद्‌+पत्‌-+ल्यट | 4. उड़ना, ऊपर 
चढ़ना 2. प्रयत्न, चेष्टा । 


समुत्पत्ति: (स्त्री०) [सम्‌--उद्‌--पद्‌--क्तिन] . पैदा- 


वार, जन्म, मल 2. घटना । 

समुत्पिजज, समुत्पिज्जल (वि०) [सम्‌--उद--पिज्ज्‌ -- 
अच्‌ू, कलच वा] अत्यन्त उद्विग्न या घबराया हुआ 
अव्यवस्थित,--जः, -- लू: . अव्यवस्थित सेना 2. भारी 
अव्यवस्था । 

समृत्सवः [सम्‌-- उद +-स्‌ +अप | महान पव । 

समुत्सग: [सम्‌-|- उद-- सज्‌ -+-घज्ण ] . परित्याग, छोड़ना 
2. ढारना, डालना, प्रदान करना 3. मलत्याग करना 
विष्ठा करना--मन्‌ ० ४।५० । 


समुत्सारणम्‌॒ [सम्‌+उद्‌-+स-+णिच्‌ +-ल्यूट] . हांक 

देना 2. पीछा करना, शिकार करना । 

समुत्सुक (वि०) [सम्यक्‌ उत्सुक:--प्रा० स०] . अत्यन्त 
बचेन, आतुर, अधीर विरोषि समत्सुक:--विक्रम ० 
४|२०, रघृ० १।३३, कु० ५।॥७६ 2 उत्कंठित 
उत्सुक, शोक़ीन 3. शोकपूर्ण, खेदजनक । 

समुत्सेध: |सम्‌--उद्‌ + सिघ्‌ घञ् ] 4. ऊँचाई, उन्नति 
2. मोटापन, गाढ़ापन । 

समुदक्त (भू०क०कृ०) [सम --उद्‌ +अज्ज्‌ --क्त | उठाया 
हुआ, ऊपर खींचा हुआ (जसा कुए से पानी ) 

समुदयः [सम्‌--उद --इ--अच ] !. चढ़ाई, (सूय का) 
उदय होना 2. उगना 3. संग्रह, समच्चय, संख्या 
ढेर,--सामर्थ्यानामिव समदय: संचयो वा गुणानाम 
-“:उत्तर० ६।९ 4. सम्मिश्रण 5. संपूर्ण 6. राजस्व 
7. प्रयत्न, चेष्टा 8. संग्राम यद्ध 9. दिन 0 सेना 
का पिछला भाग । 

समृदागमः [सम्‌--उद्‌--आ-+- गम +घज् ] पूर्ण ज्ञान । 

समदाचारः [सम+-उद-+आ-+-चर-घज्ा | 4. उचित 
व्यवहार या प्रचलन 2. संबोधित करने को उपयक्‍्त 
रीति 3. प्रयोजन, इरादा, रूपरेखा । 

सम॒ृदायः [सम्‌--उद्‌--अय --घज्य ] संग्रह, समच्चय 
आदि, दे० 'समदय' । 

समुवाहरणम्‌ [सम्‌--उद-+-आ-+ह-+ल्यद |] !. उद्धोष- 
णा, उच्चारण करना 2. निदर्शन । 


समदित (भू० क० क्ृ०) [सम-+-उ<द+३-कत] . ऊपर 

गया हुआ, उठा हुआ, चढ़ा हुआ 2. ऊंचा, उन्नत 
पदा किया हुआ, उगा हुआ, उत्पन्न 4. संहत 
किया हुआ, संचित, संयकत - मद्भाग्योपचयादयं 
समदित: सर्वों गणानां गण:-- रत्न० १।६ 5. सहित, 
' सज्जित । 
समदीरणम्‌ [सम्‌+-उद्‌--ईर+ल्यट| . कह डालना, 
* बोलना, उच्चारण करना 2. दुहराना 

सम॒दग (वि०) [सम्‌-+उद्‌--गम्‌ --ड ] . उगने वाला 
चढ़ने वाला 2. पूर्णतः: व्यापक 3. आवरण या ढक्‍्कन 
से यक्‍त 4. फलियों से यकक्‍त,--दूगः . ढका हुआ 
संदूक 2. एक प्रकार का कृत्रिम इलोक--दै० नीचे 
'समृदगक । 

समुद्गकः [समुद्ग --कन्‌ ] . एक ढ€का हुआ संदूक या पेटी 
>-श० ४ 2. एक प्रकार का इलोक जिसके दो चरणों 
की ध्वनि समान हों परस्तु अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ हों-उदा० 
कि० १५१६ | 

समदगसः | सम-+-उद--गम्‌--घओञा ](. उठान, चढ़ाई 
2. उगना, निकलना 3. जन्म, पदायश । 

समुद्गिरणम्‌ [ सम्‌-+-उद्‌-+गृ-ल्यूद |] 7. वमन करना 
उगलना 2. जो उगल दिया जाय, उल्टी 2. उठाना 
ऊपर करना । 

समुद्गीतम्‌ [ सम-+उद्‌+ग-+क्त | ऊँचे स्व॒र से बोला 
जाने वाला गीत । 

समहेदा: [ सम--उद --दिश्‌-|-घछा ] . पूर्णतः निर्देश 
करना 2. पूणविवरण, विशिष्टीकरण, निदश करना । 

समुद्धत (भू० क० कृ०) [ सम्‌+उदु+हन्‌ +कक्‍्त | 
], ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ, उद्नीत 
2. उत्तजित, हडबड़ाया हुआ 3. घमंड से फूला 
हुआ, घमंडी, अभिमानी 4. अशिष्ट, असभ्य 5. धृष्ट 
ढीठ । 


समुद्रणसम्‌ | सम--उद-+ह +ल्यद |] !. ऊपर उठाना 
ऊचा करना 2. उठाना 3. बाहर खींच लेना 4. उद्धार 
मक्ति 5. निवारण, समलोच्छेदन 6. (किनारे) से 
बाहर निकालना 7. डाला हुआ या उगला हुआ 
भोजत्न । 
समुद्धतें (१०) 
मुक्तिदाता । 
समुजझूवबः [| सम-+उद्‌ +-भू+-अप्‌ ) जन्म, उत्पत्ति । 
समठखमः | सम-|-उद यम -घज्ा | ऊपर उठाना 
2. बड़ा प्रयत्न, चेष्टा कमंया सह योद्धव्यमस्मिनण- 
समुयमे --भग० १२२, समद्यमः कार्य: 3. उपक्रम, 
समारभ 4. धावा, चढ़ाई । 
समदझोगः | सम-+उद-+यज--घरछठा | सक्रिय चेष्टा 
ऊर्जा । 


[ सम्‌+उद्‌+-द्वृ+ तृच्‌ |] मोचक, 


( १०८१ ) 


समद्र: (वि०) [ सह म॒द्रया--ब० स० | मुहर बंद, मुहर 
लगा हुआ, म॒द्रांकित--समुद्रो लेखः,--द्व: | सम्‌-- 
उद्‌--रा-+-क ] 7. सागर, महासागर 2. शिव का 
विशेषण 3. चार की संख्या। सम०--अन्‍न्तम्‌ 
. समद्रतट 2. जायफल, --अन्ता . कपास का पौधा, 
- अम्बरा पथ्वी,---अरुः-आरु: . मगरमच्छ 2. ए 
बड़ी विशाल मछली 3. राम का पुल,--कफः,-फन 
समद्रझ्माग, - ग (वि०) सम॒द्र पर घूमने वाला, (गः 
. सम॒द्री व्यापार करने वाला 2. सम॒द्री काय करन 
वाला, समद्र में घूमने वाला -इसी प्रकार 'समुद्र- 
गामसिन,-यायिनत्‌ आदि, (गा) नदी, - गहमस गरमी के 
दिनों के लिए जल में बना हुआ भवन,--चुलुक 
अगस्त्य मनि का विशेषण, - नवनोतम्‌ . चन्द्रमा 
2. अमृत, सुधा, - मेखला,-रसना,-वसना पृथ्वी 
>-यानम . सम्‌द्री यात्रा 2. पोत, जहाज, किशती 
--यात्रा समद्र के रास्ते यात्रा,-यायिन्‌ (वि०) दे० 
समुद्रग , - योषित्‌ (स्त्री०) नदी, वक्िः वडवानल, 
- सुभगा गंगा नदी । 

समुद्वहः [| सम-| उद-- वह +-अच्‌ ] !. ढोना 2. उठाने 
वाला । 

सम॒द्गवाहः [सम-उद्‌-- वह +घज्म ] . ढोना 2. विवाह । 

समठेग: | सम-|-उद--विज्‌ू+-घजञा |] बड़ा डर, आतंक 
त्रास । 

समन्दनम्‌ | सम-+-उन्द--ल्यट | . आद्रता 2. गीलापन 
सील, तरी 

समृन्त (वि०) [ सम्‌-+-उन्द--क्‍्त | गीला, आइ । 

समृन्नत (भू० क० ०) [ शम-+उद्‌-+-नम्‌-+कक्‍्त |] 
. ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ 2. ऊँचाई 
उत्तुंगता, (मानसिक भी) ऊँचा उठना--मनस 
शिखराणां च सदृशी ते समृन्नति: -- कु० ६६६, रघु० 
३।१० 3. प्रमखता, ऊंचा पद या मर्पादा, उल्लास 
--उत्तम: सह सफुन को न याति समन्नतिम, स जातो 
येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम्‌ - सुभा० 4. उन्नति, 
समद्धि, वृद्धि, सफलता -विनिपातो5पि समः समश्नते 
->कि० २।३४, या प्रकृति: खल सा. महीयसः सहते 
नान्यसमुन्नति यया--२।२१ 5. घमंड, अभिमान । 


समनश्नद्द (भू० क० कृ० ) [ सम्‌-+-उद-+नह -+कक्‍्त |] 
. उन्नत, उच्छित 2. सृजा हुआ 3. पूरा 4. घमंडी 
अभिमानी, असहनशील 5. आत्माभिमानी, पण्डितं- 
मनन्‍्य 6. बंधनम॒क्त । 

समुन्नय:ः | सम--उद्‌--नी-+-अच्‌ | 4. हासिल करना, 
प्राप्त करना 2. घटना, बात । 

समुन्मलनम॒ | सम--उद+मल--ल्यट । जड़ से उखा- 
डुना, समूलोच्छेदन, पूर्ण विनाश । 

समृपगसः [| सम्‌--उप+ग्रम्‌ --अप्‌ ] पहुँच, संपर्क । 


१२६ 


समपजोषम (अव्य०) [ सम्‌-+-उप--ज॒ष्‌-- अम्‌ |] 
. बिल्कुल इच्छा के अनुसार 2. प्रसन्नतापूर्वक । 

समपभोगः | सम -|-उप-|-भज्‌ -- घठ्ण_] मैथन, संभोग । 

समपवेशनम | सम्‌--उप-विश --ल्यट |] 4. भवन 
आवास, निवास 2. बिठाना 

समपस्था, समपस्थानम | सम्‌-+उप--स्था-+-अछ, ल्युद्‌ 
वा ] !. पहुँच, समीप जाना 2. सामीप्य, निकटता, 
3. होना, आ पड़ना, घटना । 

समपस्थिति:-- समपस्थानम्‌ दे० । 

समपाज नम्‌ [ सम--उप-+-अज +ल्यद | एक साथ प्राप्त 
करना, एक समय में ही अभिग्रहण । 

समुपेत (भू० क० कृ०) [| सम्‌--उप--इ--क्त | . मिल 
कर आय हुए, एकत्रित, इकट्ठ हुए 2. पहुँचा 
3. सज्जित,' ' "सहित, ' ''य॒क्त । 

समुपोढ (भू० क० कृ०) [ सम्‌+उप-+वह -+कक्‍्त |] 
।. ऊपर गया हुआ, उठा हुआ 2. वृद्धि को प्राप्त 
3. निकद लाया गया 4. नियंत्रित । 

समुल्लासः [ सम-+उत्‌--लस्‌-+-घजञ् ]॥. अत्यंत चमक 
2. अति हुष॑, आनन्द । 

समढ (भ० क० ) [सम्‌+ऊह (वहू )+कक्‍्त | 
. निकट लाया गया, एकत्रित 2. संचित, संगुहीत 
3. लपेटा हुआ 4. सहित 5. सद्योजात, जो तुरन्त 
पंदा हुआ हो 6. शांत, बशीकृत, शान्‍्त किया हुआ 
7. वक्र, झका हुआ 8. निर्मल, स्वच्छ 9. साथ ही 
वहन किया गया 40. नंतत्व किया गया, संचालित 
किया गया 4. विवाहित । 

समरः, समर, समरकः [ संगतो ऊरू यस्य--प्रा० ब० | 
एक प्रकार का हरिण । 

समल (वि०) [ सह मलेम--ब० स० ] जड़ों समेत जसा 
'समलघातम्‌ --पृर्णरूप से उखाड़ कर, जड़ समेत 
शाखाओं को उखाड़ देना । 


समहः | सम्‌+- ऊह +घजञा |] 4. समच्चय, सग्रह, सघात 
समष्टि, संख्या--जनसम हः, विध्नसम ह:ः, पदसम हः, 
आदि 2. रेवड, टोली । 


समहनम्‌ [ समह -+ल्युट्‌ ] 7. साथ मिलाना 2. संग्रह, 


राशि । 

समहनी | सम्‌--ऊह -+ल्यूट--डीप | बहारी, झाड़_। 

समहाः: [ सम--ऊह +ण्यत ] एक प्रकार की यज्ञारिन । 

समद्ध (भू० क० कु०) | सम--ऋध --क्‍्त ] . समृद्धि 
शाली, फलता-फूलता हुआ, हरा-भरा 2. प्रसन्न, 
भाग्यशाली 3. सम्पन्न, दोलतमंद 4. भरा पूरा, 
विशेषरूप से यक्‍त या सम्पन्न, खूब बढ़ा चढ़ा 
5. फलवान । 

समद्धि: (स्त्री०)) [ सम-+-ऋघ--क्तिन] /. भारी 
वद्धि, बढ़ती, फलना-फ्लना 2. सम्पन्नता, सम्पत्ति 


( १०८२ ) 


एश्वय 3. घन, दोलत 4. बाहुल्‍य, पुष्कलता, प्राचुय 
->यथा 'धनघान्यसमद्धिरस्तु[ु में 5. शक्ति 
स्वोपरिता । 

समेत (भू० क० कृ०) [ समू-+-आ--३--कक्‍्त | 4. साथ 
आया हुआ या मिला हुआ, एकत्रित 2. संयुक्त 
सम्मिश्रित 3. निकट आया हुआ, पहुंचा हुआ 4. से 
यक्‍त 5. सहित, सज्जित, यकक्‍त, के साथ 6. टक्‍्कर 
खाया हुआ, भिड़ा हुआ 7. सहमत । 

सम्पत्ति: (स्त्री०) [ सम--पद्‌--क्तिन्‌ ] !. समृद्धि, धन 
की बढ़ती, --संपत्ती च विपत्तोी च महतामेकरूपता 
>-सुभा ० 2. सफलता, पूति निष्पन्नता 3. पूर्णता 
श्रेष्ठता-जसा कि “हुपसम्पत्ति में 4. प्राचय, पुष्कलता 
बाहुल्‍य । 


सम्पद (स्त्री०) [ सम-+पद्‌ --क्विप्‌ ] 7. धन, दोलत 


-नीता विवोत्साहगुणेन सम्पदू-कु० १२२, आपन्नार्ति 


प्रशमनफला: सम्पदोी ह्ात्तमानाम्‌- मेघ० ५३ 
2. समद्धि, ऐश्व्यं, फलना-फलना (विप० विपद्‌ या 
आपद )--ते भत्या: नपतेः कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु 
चु--मुद्रा० १११५ 3. सोभाग्य, आनन्द, क़िस्मत 
4. सफलता, पूति, अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति--श० 
७।३० 5. पूर्णता, श्रेष्ठता, जेसा कि रूपसंसद में 
-शि० ३।३५ 6. घनाढचता, पुष्कलता, वाहुल्य, प्राचुय 
आधिक्य -- तुषा रवष्टिक्षतपद्मसम्पदाम्‌ -- कु ० ५।२७ 
रघु० १०॥५९ 7. कोश 8. लाभ, हित, वरदान 
9. सदगणों की वद्धि 70. सजावट 4. सही ढंग 
42. मोतियों का हार। सम०--बर, राजा,--विनि 


मयः हितों या सेवाओं का आदान-प्रदान-रघु ० १२६। 


सम्पन्न (भ०क०कृ०) [सम्‌ पद्‌-+कक्‍त| 7. समद्विशाली, 
फलता-फलता, धनाढ्य 2. भाग्यशाली, सफल, प्रसन्न 
3. कार्यान्वित, साधित, निष्पन्न 4. पूरा किया गया, 
पूर्ण कर दिया गया 5. पूर्ण 6. पृर्णविकसित, परिपक्व 
7. प्राप्त किया गया, हासिल किया गया 8. शद्ध, 
सही 9. सहित, यक्‍त व0. हुआ हुआ, घटित, शच्न 
शिव का विशेषण, -्रम्‌ . धन, दोलत 2. स्वादिष्ट 
भोजन, मधुर और मजेदार भोजन । 

सम्परायः | सम+परा-+-इ-+-अच | 4. संघषं, मठभेड़ 
संग्राम, यद्ध 2. संकट, दुर्भाग्य 3. भावी स्थिति 
भविष्य 4. पुत्र । 

सम्पराय (यि) कम [सम्पराय -+-कन्‌, ठन्‌ वा] मठभेड़ 
सग्राम, यद्ध । 

सम्पर्क: [सम--पच्‌--घञ ] !. मिश्रण 2. मिलाप, मेल- 
जोल, स्पश -पादेन नापक्षत सुन्दरीणां सम्पर्क माशि- 
ड्जितनपुरेण कु० ३॥२६, मेघ० २५, विक्रम० १। 
१३ 3. मण्डली, समाज, साथ -न मखंजनसम्पक 
सुरेन्द्रभवनेष्वपि--भतु ०---२। १४ 4. मथुन, संभोग । 


सम्पा [सम्यक अतकितं पतति--सम्‌-+पत्‌-+-ड-+टाप] 
बिजली । 
सम्पाक (वि० ) [सम्यक्‌ पाको यस्य यस्मात्‌ वा--प्रा ०ब ० | 
. सुताकिक, खूब बहस करने वालहरा 2, चालाक, 
चलता पुरज्ा 3. लरूम्पट, विलासी 4. थोड़ा, अल्प, 
-कः 4. परिपक्व होना 2. आरग्वध वक्ष । 
सम्पाटः [सम-+पट-+णिच्‌--घज्य | (. त्रिभज को बढ़ी 
हुई भूजा से किसी रेखा का मिलना 2. तकुआ । 
सम्पातः [सम्‌--पत्‌-+- धरा |] . मिल कर गिरना, सह- 
गमन 2. आपस में मिलना, मठभेड होना 3. टक्‍कर, 
भिडन्त 4. अधःपतन, उतरना - भग० १२० 
(पक्षी आदि का) उतरना 6. (तीर की ) उड़ान 
7. जाना, हिलना-जलना 8. हटाया जाना, हटाना 
मन० ६॥५६ 9. पक्षियों की उड़ान विशेष - तु० 
डीन 0. (चढ़ावे का) अवशिष्ट अंश, उच्छिष्ट । 


सम्पाति: [सम +पत्‌-+ णिच--इन्‌ ] एक पौराणिक पक्षी, 

गरुड़ का पुत्र, जटाय का बड़ा भाई । 

सम्पाद: [सम--पद-+- णिच्‌ |-घजञज _] ॥. पूति, निष्पन्नता 
2. अभिग्रहण । 

सम्पादनम[सम्‌ +पद्‌-- णिच्‌ -+ ल्युट्‌ | . निष्पादन, कार्या- 
न्वयन, प्रा करना 2. उपाजं॑न करना, प्राप्त कश्ना, 
अवाप्त करना 3. स्वच्छ करना, साफ करना, (भूमि 
आदि) तेयार करना, मनु० ३।२२५ । 

सम्पिण्डित (भू०क०क्ृ ० ) |[सम्‌-पिण्ड--क्त ] . राशीकृत 
2. सिकुड़ा हुआ । 

सम्पीडः [| सम-+पीड--घरा ] ॥. निचोड़ना, भींचना 
2. पीडा, यातना 3. विक्षोभ, बाधा 4. भेजना, निदेशन 
आगे आगे हांकना, प्रणोदन--सम्पीडक्षुभितजलेषु 
तोयदेषु -- कि० ७।१२ । 


सम्पीडनम [सम--पीड--ल्यट]| 4. निच्रोडना, मिलाकर 
दाबना 2. प्रेषण 3. दण्ड, कशाघात 4. झकोलना 
क्षुब्ध होना । 

सम्पीतिः (स्त्री०) [ सम्‌+पा-क्तिन्‌ ] मिल कर पीना, 
सहपान | 

सम्पुटः [सम्‌-+-पुट-+क] . गह्न र--स्वात्यां सागरशुक्ति 
सम्पुटगतं (पयः) सनन्‍मोक्तिक॑ जायते - भतं० २।६७ 
(पाठान्तर) काव्या० २२८८, ऋतु० १॥२१ 2. रत्न- 
पेटी, डिब्बा 3. कुरवक फल | 

सम्पुटक:, सम्पुटिका [सम्पुट--कन्‌, सम्पुटक --टापू, इत्वम्‌ | 
संदृक़, रत्नपेटी । 

सम्पर्ण (व०) [सम्‌+प्र+क्त | . भरा हुआ 2. सारे 
सारा, दे० पूर्ण, - णम्‌ अन्तरिक्ष | 

सम्पक्त (भू० क० कृ०) [सम्‌-+पृच--क्‍्त] . एकोकृत 
मिश्रित 2. संयक्त, संबद्ध, घनिष्ठ, संबंध से यक्‍त 
--वागर्थाविव सम्पक्तो-रघु ० १५ 3. स्पश करना । 


( १०८३ ) 


सम्प्रक्षाउनम्‌ [ सम्‌-प्र-+क्षरू--णिच्‌ --ल्यूद ] . पूर्ण 
मार्जन 2. स्नान, नहलाई-धुलाई 3. जलू-प्रूय । 

सम्प्रणत्‌ (पु०) [ सम्‌+प्र+-णी--तच्‌ ] शासक, न्याया- 
धीश । 

सम्प्रति (अव्य ०) [ सम्‌+-प्रति- 6० स० | अब, हाल 
में, इस समय -अयि सम्प्रति देहि दर्शनम-कु० 
४८ । 

सम्प्रतिपत्ति: (स्त्री०)) [ सम्‌+प्रति+पद--क्तिन्‌ |] 
. उपगमन, पहुंच: 2. उपस्थिति 3. लाभ, प्राप्ति, उप- 
लब्धि 4. करार 5. मानना, स्वीकार कर लेना 
“म॒द्रा० ५११८ 6. किसी तथ्य को मानना, क़ानन 
मे विशेष प्रकार का उत्तर 7. धावा, आक्रमण 
8. धटना 9, सहयोग 0. करना, अनष्ठान । 

सम्प्रतिरोधकः, - कम [सम--प्रति--रुघ -|-घब्म +कन |! 
. प्रा अवरोध 2. कद, जेल । 

सम्प्रतीक्षा [ सम-+-प्रति-+-ईक्ष+-अरझू-+-टाप्‌ | आशा 
लगाना या बाँधना । 


सम्प्रतीत (भू० क० क्ृ०) [ सम-+प्रति--इ-क्त |] 
. वापिस आया हुआ 2. पूर्णतः: विश्वास दिलाया हुआ 
3. प्रमाणित, माना हुआ 4. विश्रत 5. सम्मान पूर्ण । 

सम्प्रतीति: [ सम्‌--प्रति--इ--क्तिन्‌ ] . प्रा निश्चय 
2. कायपालन, प्रसिद्धि, ख्याति, कुख्याति कु० 
२३।४३ । 

सम्प्रत्ययः [ सम्‌--प्रति-+इ--अच्‌ ] 4. दृढ़ विश्वास 
2. करार । - 

सम्प्रदानम्‌ [| सम--प्र+-दा+ल्यट ] . प्री तरह से दे 
देना, हवाले कर देना 2. उपहार भेंट, दान 3. विवाह 
कर देना 4. चतुर्थी विभकति द्वारा अभि- 
व्यक्त अर्थ । 

सम्प्रदानीयम्‌ | सम्‌ प्र "-"दा- अनीयर्‌ | भेंट, दान । 

सम्प्रदायः | सम्‌--प्र+दा-+-घछ्म ] 4. परंपरा, परंपरा 
प्राप्त सिद्धान्त या ज्ञान, परम्परा प्राप्त शिक्षा 
-5उत्तर० ५११५ 2. धर्म-शिक्षा की विशेष पद्धति, 
धामिक सिद्धान्त जिसके द्वारा किसी देवताविशेष की 
पूजा बतलाई जाय 3. प्रचलित प्रथा, प्रचलन । 


सम्प्रधानम्‌ [ सम्‌--प्र+धा--ल्यूट्‌ |] निश्चय करना । 

सम्प्रधारणम्‌--णा | सम्‌+प्र+-णिच्‌ -|- ल्यद | 4. विचार 
2. किसी वस्तु का ओऔचित्य या अनौचित्य निर्घारित 
करना । 

सम्प्रपदः [ सम -+-प्र+पद्‌-+-क | पर्यटन, भ्रमण । 

सम्प्रभिन्न (भू० क० क्ृ०) [ सम्‌-+-प्र+-भिद-+-कक्‍त |] 
. फटा हुआ, चिरा हुआ 2. मद में मत्त । 

सप्रमोदः [सम्‌--प्र +म्‌द--घज्ज_] हर्षातिरेक, उल्लास । 


सम्प्रमोष: | सम्‌--प्र+-मृष्‌--घज्ण| ] हानि, विनाश, 


पृथक्‍क रण, अलगाव । 


सम्प्रयाणम्‌ [ सम्‌+-प्र|-या-ल्यट | बिदाई । 

सम्प्रयोग: | सम्‌-+प्र+यज्‌ --घजा ] 4. संयोग, मिलाप, 
सम्मिलन, संयोजन, संपक-(जलस्य ) उष्णत्वमग्न्या- 
तपसम्प्रयोगात्‌-- रघु० ५१५४, मालूवि ० ५।३ 3. संयो- 
जक कड़ी, बंधन या जकड़न--एतेन मोचयति भूषण- 
सम्प्रयोगात्‌-- मृच्छ० ३।१६ 3. संबंध, निर्भरता 
4. पारस्पदिक संबन्ध या अनपात्त 5. संयक्त श्रेणी या 
क्रम 6. मथुन, संभोग 7. प्रयोग, 8. जादू । 

सम्प्रयोगिन ( व ) | सम-+-प्र+यजू--घिनण | साथ 
साथ मिलने वाला, पुं० 4. मेलापक, संयोजक 
2. बाजीगर 3. लम्पट 4. चुल्ली, गांडू । 

सम्प्रवष्टम [सम्‌--प्र +-वृष्‌--क्‍्त] अच्छी वर्षा । 

संम्प्रश्नः [पम्यक प्रश्न: -प्रा०स ०] . पूरी या शिष्टतापूर्ण 
पूछ-ताछ 2. पच्छा, पूछ-ताछ । 

सम्प्रसाद: [सम्‌--प्र-सद-+घव्ण_] . प्रसादन, तुष्टी- 
करण 2. अनुग्रह, कृपा 3. शान्ति, सौम्यता 4. विश्नास, 
भरोसा 5. भात्मा । 


सम्प्रसारणम्‌ [सम्‌--प्र+स+णिच्‌+ल्यद | य, व, र, ल 

के स्थान पर क्रमशः इ,उ, ऋ या लू को रखना 
इंग्यण: सम्प्रसारणम्‌ -पा० १।१।४५ । 

सम्प्रहाररः [सम+प्र--ह+घज्ा | /. पारस्परिक प्रहार 
2. मुठभंड, संग्राम, यूद्ध संघघं-- उ्तर० ६।७ । 

सम्प्राप्ति: (स्त्री०) [सम्‌+-प्र+-आप्‌-+क्तिन ] निष्पत्ति, 
अभिग्रहण । 

सम्प्रोतिः (स्त्री०) [सम्‌--प्री-क्तिन्‌] !. अघुराग, स्नेह 
2. सख्भावना, मत्रीपूण स्वीकृति 3. हष, उल्लास । 

सप्रेक्षणणम [सम्‌--प्र +ईक्ष-+ल्यूट ] . अवेक्षण, अवलोकन 
2. विचार करना, गवेषणा करना । 

सम्प्रप: [सम्‌--प्र|+-इष्‌्+-घजा_] . भेजना, बर्खास्तगी 
2. निदेश, समादेश, आज्ञा ! 

सम्प्रोक्षणम [सम्‌--प्र+- उक्ष--ल्यूद ] मार्जन, जल के छींटे 
देना, अभिमंत्रित जल छिड़कना । 

सम्लबः [सम्‌-+प्ल--अप्‌ | . प्लावन, जलप्रलूय 2. लहर 
3. बाढ़ 4. बर्बाद हो जाना 5. विध्वंस, तहसनहस । 

सम्फालः [सम्यक फालो गमन॑ यस्य-प्रा ०ब० | मेढ़ा, भेड । 


सम्फंटः (पुृं०) फक्रोधषपृर्ण संधं, दो ऋद्ध व्यक्तियों की पार- 
स्परिक मठभड़ को अभिव्यक्त करने वाली घटना-दे ० 
सा०द० ३७९, ४२०, उदा०-माधव और अधोरघंटके 
मध्य मठभेड़-- मा० ५ । 

सम्ब | (म्वा० पर७० सम्बति) जाना, हिलना-जुलना । 

! (चरा० उभ० सम्बयति-ते) संग्रह करना, संचय 

करना । 

सम्बम्‌ [सम्ब्‌ू--अच्‌ |] खेत को दूसरी बार जोतना (सम्बाकू 
दो बार हल चलना ) दे० 'शम्ब' भी । 

सम्बद्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌-+बंघ्‌+-क्‍्त] ॥. संग्रथित, 


( १०८ है ] 


मिलाकर बांघा हुआ 2. अनरक्‍त 3. संयक्त, जड़ा 
हुआ, संबंध रखने वाला 4. सहित । 

सम्बन्धः [सम +-बन्ध -- घञा ] !. संयोग मिलाप, साहचय 

< 2. रिस्ता, रिश्तेदारी 3. छठी विभकति या संबंध 
कारक के अर्थस्वरूप संबंध 4. ववाहिक संपक--कु० 
६।२९, ३० 5. मित्रता का संबंध, मत्री,--- सम्बन्धमा- 
भाषणप्व्वेमाहु:--रघ्‌ु० २।॥५८ 6. योग्यता, औचित्य 
7. समृद्धि, सफलता 

सम्बन्धक (वि०) [सम्‌--बन्ध्‌ --ण्वुल] . रिश्ता रखन 
वाला, संबंध रखने वाला 2. योग्य, उपयक्त,-क 
. मित्र, जन्म या विवाह के कारण बना संबंध, 
एक प्रकार की शान्ति । 

सम्बन्धिन्‌ (वि०) [सम्बन्ध-+-णिनि] . संबंध रखन वाला 
2, संयक्त, जड़ा हुआ, अन्तहित 3. अच्छ गणों से 
यक्‍त--पुं० . बिवाह के फल स्वरूप वनी बन्घता 
--उत्तर ० ४।९ 2. रिस्तेदार, बन्ध । 


सम्बर: [सम्ब्‌-/ अरन्‌ | . बाँघ, पुछ 2. एक हरिण विशेष 
3. प्रयम्न के द्वारा मारा गया राक्षस दे० शम्बर 
और प्रद्यम्न 4. पहाड़ का नाम,--रम. प्रतिबंध 
2. जल । सम०--अरिः:,-रिपु: कामदेव । 

सम्बल:, - लग [सम्ब- कलच ] पाथय, यात्रा के लिए 
सामग्री, मार्गव्यय, - लम पानी । 

सम्बाध (वि०) [सम्यक बाघा यत्र-प्रा ०ब० | संकुल, भीड़ 
से यक्‍त, अवरुद्ध, सकीर्ण - सम्बाघ बहद॒पि तदबभव 
व॒ृत्म--शि० ८।२, व्योम्नि संबाधवत्मेभि:---रघ्‌ ० 
१२।६७, - धः . भीड़ का होना 2. दबाव, घिसर 
चोट,--स्तनसम्बाघम्रो जघान च--कु० ४।२६ 
3. रुकावट, कठिनाई, भय, विघ्न -कि० ३॥५३ 
4. नरक का मार्ग 5. डर भय 6. भग, योनि । 

सम्बाधनम [सं-+-बाघ--ल्युट] . रोकना, अवरोध 
2. भींचना 3. शुल्कद्वाद, फाटक ४. योनि, भग 
5. सूली, या सूली की नोक 6. द्वारपाल । 

सम्युदिः (स्त्री०) [सम-+-बघ्‌--क्तिन्‌ | . पूर्ण ज्ञानया 
प्रत्यक्षज्ञान 2. पर्ण चेतना 3. पुकारना, ब॒लाना 
4, (व्या० में) संबोधन कारक - एड हस्वात्‌ सब॒द्ध 
>पा० ६।२।६९ | 

सम्बोध: [सम-बघ--घजञा_| . व्याख्या करना, निदंश 
देना, सूचित करना 2. पूर्ण या सही प्रत्यक्षज्ञान 
3. भेजना, फेंक देना 4. हानि, विनाश । 

सम्बोधनम [स+बंघ-+णिच्‌--ल्यूट] व्याख्या करना 
2, संबोधित करना 3. संबोधन कारक 4. (किसी को 
बलाने के लिए प्रयक्त शब्द) विशेषण-- भाभि० 

३। १३ | 

सम्भकतिः (स्त्री०) [सम्‌-+भज्‌+ क्तिन्‌] . हिस्सा लेना 

अधिकार करना 2. वितरण करना ! 


सस्भरनः (भू० क० क०) [सम्‌-+भज्‌-कत] छिन्न-भिन्न 
तितर-बितर, ग्नः शिव का विशेषण । 

सम्भलो [सम्‌--भल--अच्‌-+-डीष] दूती, कुटनी-- दे० 
शम्भली । 

सम्भव: [सम्‌-+-भू+अप ] . जन्म, उत्पत्ति, फटना, उगना 
अस्तित्व प्रियस्थ सुहृदो यत्र मम तत्रव संभवों 
भूयात्‌ _ मा० ९, मानृषीषु कथ वा स्यादस्यथ रूपस्य 
सम्भवः--श० १।२६, भग० ३।१४, (इस अथ म॑ 
प्रायः समास के अन्त में प्रयक्‍्त )--अप्सरः्सम्भवषा 
>-श० १ 2. उत्पादन, पालन-पोषण-मन्‌ ० २।२२७ 
(इस पर कुल्लू ० की टीका देखो) 3. कारण, मूल, 
प्रयोजन 4. मिलाना, मिलाप, सम्मिश्रण 5. संभावना 
->संयोगी हि वियोगस्य संसूचयति सम्भवम -- सुभा० 
6. समनकूलता, संगति 7. अनुकूलन, उपयुक्तता 
8. करार, पुष्टि 9. घारिता 40. समानता (एक 
प्रमाण ) !. परिचय 42. हानि, बिनाझ । 


सम्भार: [सम्‌ृ-भ+घ्ञा ] 4. एकत्र मिलाना, संग्रह 
करना 2. तयारी, सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, अपेक्षित 
वस्तुएं, उपकरण, किसी काय के लिए आवश्यक 
वस्तुएँ --सविशेषमद्य पूजासम्भारों मया संतिधापनीयः: 
>+मा० ५, रघृ० १२॥४, विक्रम० २ 3. अवयव, 
संघटक, उपादान 4. समच्चय, ढेर, राशि, संघात 
जेसा कि “शस्त्रास्त्रसम्भार' में 5. पूर्णता 6. दौलत 
घनाढटयता 77संघारणापालन-षोषण । 

सम्भावनम्‌, - ता [सम--भ-+-णिच-+-ल्यूट ] . विचारना, 
विचारबविम्श करना - रघ० ५॥२८ 2. उद्धावना, 
उत्प्रक्षाजसम्भावनमथो त्प्रक्षा प्रकृतत्य समेन यत्‌-काव्य ० 
१० 3, विचार, कल्पना, चिन्तन 4. आदर, सम्मान, 
मान, प्रतिष्ठा सम्भावनागुणमवेहि तमीरवराणाम 
श० ७।३ 5. शक्यता 6. योग्यता, पर्याप्तता-- कि० 
३।३९ 7. सक्षमता, योग्यत्ता 8. संदेह 9. स्नेह, प्रेम 
0 ख्याति । 

सम्भावित (भू० क० कृ०) [सम्‌-+भू+णिच्‌-+क्‍्त] 
चिन्तित, कल्पित, विचारित- पित्राह दोषष सम्भा- 
वित:--का० 2. प्रतिष्ठित, सम्मातित, आदरित 
-भतं० २।३४ 3. उपयक्त, योग्य, पर्याप्त, यकक्‍्त 
4. संभव । 

सम्भाष: [सम्‌-+-भाष -- घधञा | समालाप- मन ० २।१९५, 
“८।२६४ | 

सम्भाषा [सभाष-- टाप्‌ | . प्रवचन, समालाप 2. अभिवादन 
3. आपराधिक संबंध 4. करार, संविदा 5. संकेत-शब्द, 


युद्धघोष । 
सम्भूृति: (स्त्री०) [सम्‌+भू- क्तिन्‌] 4. जन्म, उद्धव 
उत्पत्ति - मनु० २।१४७ 2. सम्मिश्रण, मिलाप 


3. योग्यता, उपयुक्तता 4. शक्ति । 


( १०८५ ) 


सम्भूत (भू० क० कृ०) [सम्‌+भू-+क्‍त] 4. एकत्रित 
संगहीत, संकेन्द्रित 2. उद्यत, तयार, अन्वित, सज्जित 
3. सुसज्जित, संपन्‍न, यक्‍त, सहित 4. रक्‍्खा हुआ 
जमा किया हुआ 5. पूर्ण, पूरा, समस्त 6. लब्ध 
अवाप्त 7. ले जाया गया, वहन किया गया 8. पोषित 

उत्पादित, पैदा किया गया । 

सम्भतिः (स्त्री०) [सम--भ-+क्तिन | . संग्रह 2. तैयारी 
साज-सामान, सामग्री 3. पूर्णता 4. सहारा, संधारण 
पोषण । 

सम्भेदः: [सम-- भिद--घज्ा | 4. टटना, टकड़े-टकड़े करना 
2. मिलाप, मिश्रण, सम्मिश्रण---आलोकतिमिरसम्भे- 
दम्‌--मा० १०।११, ह्षोद्ंगसम्भेद उपनतः--मा० ८ 
3. मिलना (जैसे निगाहों का) 4. संगम, (दो नदियों 
का ) मिलन - तदुत्तिष्ठ पारासिन्धसम्भेदमवगाह्म 
नगरीमेव प्रविशाव:, अयप्रसौ महानद्यो: सम्भेद:-मा० 
४, मधुमती सिधुसम्भेदपावन: -- ९ । 


सम्भोग: [सम्‌ -भज्‌ू-- घझा ] . आनन्द लेना, मज़े लेना 
सत्सम्भोगफला: श्रियः -- सुभा० 2. कब्जा, उपयोग, 
अधिकृति --मन ० ८।२०० 3. रति रस, मंथन, सह- 
वास---सम्भोगान्ते मम समचितो हस्तसंटाहनानाम 
>मेघ ० ९५ 4. लम्पट, गांड 5. श्वृंगाररस का एक 
उपभद, दे० “श्रृंगार के अन्तगंत । 
सम्प्रमः [सम्‌-- भ्रमू-- घड्म_] 4. मुड़ना, आवर्तेन, चक्‍कर 
काटना 2. जल्दबाजी, उतावली 3. अव्यवस्था, विक्षो भ, 
हड़बड़ी - कु० ३४८ 4. डर, आतंक, भय,--श ० १, 
कि० १५॥२ 5. त्रूटि, भूल, अज्ञान 6. उत्साह, क्रिया- 
शीलता 7. आदर, श्रद्धा - गहमपगते सम्भ्रमविधि 


--भत ० २।६३, तव वीयंवत: कश्चियद्यस्ति मयि 


सम्भ्रम:-रामा ० | सम०-- ज्वलित (वि०) विक्षोभ से 
उत्तेजित,-भत्‌ (वि०) घबड़ाया हुआ, हड़बड़ाया हुआ । 

सम्भ्रान्‍न्त (भू० क० कृ०) [सम्‌ +भ्रम्‌-+-क्‍्त | . आवर्तित 
2. हड़बड़ाया हुआ, विक्षुब्ध, विस्मित, व्याकुल । 


सम्मत (भू० क० ) [सम-+मन्‌-क्‍्त | 4. सहमत, 
स्वीकृत, माना हुआ 2. पसन्द किया हुआ, प्रिय 
प्रियतम 3. समान, मिलता-जलता 4. खयाल किया 
गया, सोचा गया, विचारा गया 5. अत्यन्त आदत, 
सम्मानित, प्रतिष्ठित, - तम सहमति, दे० सम्मति। 

संमति: (स्त्री०) [सम्‌-मन-क्तिन्‌] . सहमति 2. सम- 
नुकलता, मान्यता, अनुमोदन, समर्थन 3. अभिलाषा, 
इच्छा 4. आत्मज्ञान, आत्मा की जानकारी, सत्यज्ञान 
5. खयाल, आदर, प्रतिष्ठा -- कथमिव तव सम्मतिर्भ- 
वित्री सममृतुभिम॑निनावधीरितस्य -कि० १०।३६ 
6. प्रेम, स्नेह । 

सम्मदः [सम्‌--मद्‌-+-अप्‌ ] अतिहषे, खुशी, प्रसन्नता--शि० 
१५।७७। 


सम्भद: [सम-मद--घकऊा ] . आपस में घिसना, धषंण 
2. जमघट, भीड़, जमाव यदगोप्रतरकल्पो5्भत्सम्म- 
दस्तत्र मज्जताम्‌-- रघु ० १५।१०१, मा० १० 3. कुच- 
लना, परों से रोंदना 4. संग्राम, यद्ध । 

सम्मातुर--समातुर दे ० 'सत्‌' के अन्तगंत । 

सम्माद: [सम्मद-- घजञा | मद, नशा, पांगलपन । 

सम्मानः [सम्‌ -- मन्‌+ घज्म_ | आदर, प्रतिष्ठा,-नम . माप 
2. तुलना । ह 

सम्माजकः [सम्‌--मृज्‌+ण्वल | झाड़ने - वाला, बहारी देने 
वाला, भंगी । 

सम्माजनम |सम--मज --ल्यट | [. बहारना, मांजना 
2. निमंल करना, साफ करना, झाड़ना । 

सम्माजनी [सम्माजन--डीप।| झाड़, बहारी । 

सम्मित (भू० क० क्ृु०) [सम्‌-+मान्‌--क्त] 4. मापा 
हुआ, नापा हुआ 2. समान माप, विस्तार या मूल्य का 
सम, वसा ही, बराबर मिलता-जलता - कानन्‍्तासम्मि- 
ततयोपदेशय जे-- का० १, रघ० ३।१६ 3. इतना 
बड़ा जितना कि, पहुंचता हुआ 4. समरूप. समनकल 
समानपातिक 5. से यक्‍त, सुसज्जित । 


सम्मिश्र, सम्मिश्चित (वि०) [सेम्‌-+मिश्र्‌-+-अच्‌, कत वा] 
. परस्पर मिलाया हुआ, अन्तमिश्रित । 

सम्मिइलः [--सम्मिश्र, पृ्षो० रस्य लः| इन्द्रका विशेषण । 

सम्मीलनम्‌ [सम्‌-मील-ल्युट| (फूल आदि का) बन्द 
होना, ढकना, लपेटना । 

सम्मुख (वि०) [स्त्री ०-खा, सखी) संमुखीन (वि०) [संगत 
म्ख यन--प्रा० ब०, सवस्य मखस्य दर्शंन:-सममख 
-+ख, सम सब्दस्य अन्त्यलोप: नि०| 4. सामने का, 
सम्म्ख स्थित, आमने सामने, अभिमखी, सामना 
करने वाला--कामं न तिष्ठति मदाननसंमखी सा--- 
श० १३१, रघु० १५।१६, शि० १०८६ 2. मुठभेड़ 
करने वाला, मकाबला करन वाला 3. स्वस्थ । 

सम्मुखिन्‌ (पु०) [सम्मुखमस्य अस्ति सम्मुख--इनि| 
दर्पण, शीशा, आईना । 

सम्मछंनम्‌ [ सम+मछ ->ल्यूट्‌] 4. मूर्छा, बेहोशी 
2. जमता, गाढ़ा होना 3. गाढ़ा करना, बढ़ाना 
4. ऊंचाई 5. विश्वव्याप्ति, सह-विस्ता र, पूर्ण व्याप्ति । 

सम्मष्ट (भू० क० कृ०) [सम्‌-+मज्‌--क्‍्त | । भली भांति 
बहारा गया, मांजा-धोया गया 2. छना हुआ, छाना 
हुआ । 

सम्मेलनम [सम-मिल-ल्यट | . परस्पर मिलना, मिलाप 
2. मिश्रण 3. एकत्र करना, संग्रह करना । 

सम्मोहः [सम-मह--घधञा ] . घबराहट, अव्यवस्था 
प्रमोन्‍न्माद 2. मर्छों, बहोशी 3. अज्ञान, मख्ंता 
4. आकषंण । 

सम्मोहनस [सम्‌-+-मह-णिच्‌--ल्यट | मंत्रमुग्ध करना, 


( १०८६ ) 


वशीकरण, -नः कामदेव के पाँच बाणों में से एक 
कु० ३।६६ । 

सम्यच्‌ सम्यञ्च (वि०) (स्त्री ०--समोचो ) [सम --अज्च्‌ 
--क्विन, समि आदेश: पक्षे नलोप: ] . साथ जाने 
वाला, साथ रहने वाला 2. सही, यक्‍त, उचित, 
यथोचित 3. शद्ध, सत्य, यथार्थ 4. सुहावना, रुचिकर 
- कि च कुलानि कवीनां,निसगरं- सम्यड्चचि रज्जयतु- 
रस ० 5. वही, एकरूप 6. सब, पूर्ण, समस्त-(अबव्य ० 
-सम्यक ) . के साथ, साध-साथ 2. अच्छा, उचित 


रूप से, सहीं ढंग से, शुद्धताप्वक, सचमुच सम्य- 
गियमाह श० १, मनु० २॥५, १४ 3. यथावत्‌, 


यथोचित ढंग से, ठीक-ठीक, सचमुच 4. सम्सान पूव॑क 
प्री तरह से, पूर्णतः: 6. स्पष्ट रूप से । 
सम्राज्‌ ( पू० ) [ सम्यक्‌ राजते-सम्‌-- राज-- क्विप ] 
सर्वोपरि प्रभु, विश्वराट, विशेषत: वह जी अन्य 
राजाओं पर शासन करता हो तथा जिसने राजसूय 
यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया ह>-यनंष्टं राजसूयन 
मण्डलस्येश्वरश्च य:। शास्ति यब्चाज्ञया राक्ष:स 
सम्राट---अमर:ः:, - रघ्‌ ० २।५ । 
सय (म्वा० आ० सयते) जाता, हिलना-जुलना । 
सयध्य: [सयथ -| यत्‌ | एक ही वग या जाति का । 
सयोनि (वि०) [समाना योतियस्थ ब० स०, समानस्य 
” सादेक्ष| एक ही कोख का, एक ही गर्भ से उत्पन्न 
सहोदर,-- निः . सगा या सहोदर भाई 2. सरोता 
3. इन्द्र का नाम । 
सर ( वि० ) [स-+भअच्‌ | 4. जाने वाला, गतिशीरू 
2. रेचक, दस्तावर--र₹ः 4. जाना, गति 2. बाण 
3. आतंच, दही का चक्‍का, मलाई 4. नमक 5. छड़ी, 
हार--अयं कण्ठे बाहु: शिशिरमसणों मौक्तिकसर: 
--उत्तर० १।३९ २९ ८जलप्रपात,--रम्‌ , जल 
2. झील, सरोवर । सम०--उत्सवः सारस, - जम 
ताज। मक्खन, नवनीत, तृ० शरज । 


सरकः, -कम [| स॒-+वन |] . सडक राजमार्ग की 
अनव रत पंक्ति, 2. मदिरा, उग्र सुरा--चक्ररथ सह 
पुरन्ध्रिजनरयथार्थसिद्धि सरक महीभूत:--शि० १५। 
८०, १०।१२ 4. पीन का बतन, शराब पीने का 
प्याला, कटोरा--शि० १०।२० 5. तेज शराब का 
वितरण,--कम्‌ . जाना, गति 2. तालाब, सरोवर 
3. स्वग । 

सरधा [ सर मघविशषं हन्ति-सर--हन्‌ +ड नि० ] मघ- 
मकक्‍्खी,--तस्तार सरघाव्याप्त: स॒॒ क्षोद्रपटलरिव 
--रघ ० ४॥६३, शि० १५।२३ । 

सरजड्ः [ सु+अद्भच्‌ ] . चतुष्पाद, चोपाया, 2. पक्षी । 

सरजस,-सा (स्त्री०), सरजस्का [ सहरजसा -ब० स० 
पक्षे कपू+-टाप्‌ ] रजस्वला स्त्री । 


पुं०) | सू+-अटिः: |4. हवा, वाय 2. बादल 

3. छिपकली 4. मधमक्खी । 

सरटः [ सु|-अटच्‌ | . वाय 2. छिपकली-- लता हि सर- 
टानां च तिरइ्चां चाम्बुचारिणाम--मन ० १२॥५७ । 

सर्ि: | स-- अटिन | !. वाय 2. बादल । 

सरटः [ सु+अट | छिपकली, गिरगिट । 

सरण (वि०) [सृ+ल्पुट | 4. जाने वाला, गतिशील 
2. बहन याला,--णम्र 4. प्रगतिशील, जाने वाला 
वहनशील 2. लोहे का जंग, मर्चा । 

सरणि३,-णो (स्त्री०)) [स-निः: | . पथ, मार्ग, सडक 
रास्ता-आनन्द ० १८ 2. क्रम, विधि 3. सीधी अनवरत 
पंक्ति 4. कण्ठरोग । 

सरण्ड: [ सृ- अण्डच्‌ ] . पक्षी 2. लम्पट, दुश्चरित्र व्यक्ति 
3. छिफकलो 4. धृतं 5. एक प्रकार का अलंकार | 


सरण्य: | सुृ+अन्युच | . वाय, हवा 2. बादल 3, जल 
4, बसंत ऋतु 5. अग्नि 6, यम का नाम । 
सरत्नि: (१०, स्त्री०) [ सह रंत्निना- ब० स०] ए 
हाथ का माप, तु० रत्नि या अरत्नि । 
सरथ (वि०) [समानो रथो यस्य रथेन सह वा-ब० स«» |] 
एक ही रथ पर सवार,--थः रथ पर सवार योद्धा । 
सरभस (वि०) [ सह रभसेन--ब० स० ] . वेगवान 
फुर्तीला 2. प्रचण्ड, उग्र 3. क्रोधपूर्ण 4. प्रसन्न,--सम 
(अव्य०) अत्यंत वेग से ।. - 
सरमा [ सू-+अम-+टाप्‌ | . देवों की कुतिया 2. दक्ष 
की पुत्री का नाम 3. रावण के भाई विभीषण की 
पत्नी का नाम । 
सरयु: [| सू+अयु | वायू, हवा,-- यः,-यः (स्त्री०) एक 
नदी का नाम जिसके तट पर अयोध्यानगरी स्थित 
हं--रघु० ८।९५, १३।६१, ६३, १४।३० । 
सरल (वि०) [ सु+अलच्‌ | . सीधा, अवक्र 2. ईमानदार, 
खरा, निष्कृपट, निर्छल 3. सीधासादा, भोला भालछा, 
स्वाभाविक-- सरले साहसरागं परिहर--मा० ६।१०, 
अयि सरले किमत्र मया भगवत्या शक्यम्‌--२,--छ 
. चीड़ का वक्ष विघट्वठितानां सरलद्रमाणाम्‌ -- कु० 
१९, मेघ० ५३, रघ० ४७५ 2. आग। सम० 
अद्भप सरल वक्ष का रस, बिरीजा, तारपीन, द्रव 
सुगंधित विरोजा 
सरवय दे ० शरव्य । 
सरस्‌ (नपु०) [| सु-+असुन्‌ ]. सरोवर, तालाब, पोखर 
पानी का विशाल तर्ता--स रसामस्मि सागर:-भग० 
१०।०१ 2. जल। सम० - अम,-जन्मन (नपुं ०) 
-रहम, (सरोजम्‌, सरोजन्मन, सरोरुहम) सरसिजम 
सरसिरुह्म कमल--सरसिजमन विद्धं शवलेनापि रमस्यम 
”श० १।२०, सरोरुहयतिमषः पादांस्तवासेवितुम 
- रत्न ० १।३०,--जिनोी,-रुहिणोी !, कमल का पौधा 


( (१०८७ ) 


--भअ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि-भामि० १।१०० 
2. कमलों से भरा हुआ सरोकर,- २रक्षः (सरोरक्षः) 
तालाब का संरक्षक, - रुह (सरोरुह) (नपूं०) कमल, 
--वरः (सरोवरः) झील । 

सरस (वि०) [ रसेन सह ब० स० ]. रसीला, सजरू 
2. स्वाद, मधर 3. आद्रं--शि० ११५४ 4. पसीने 
से तर -कु० ५।८५ 5. प्रेमपर्ण, प्रणयोन्मत्त--भामि० 
१।१०० (यहाँ इसका अर्थ 'मधपृण भी है) 6. छावण्य- 
मय, प्रिय, रुचिकर, सुन्दर--स रसवसन्‍्त - गीत० १ 
7. ताजा, नया, - सम 4. झील, तालाब 2. रसायन 
विद्या । 

सरसी [ सरस-+छीष ] झील, पोखर, सरोवर--भामि० 
२।१४४ । सम०-रुहम्‌ कमल | 

सरस्वत्‌ (वि०) [ सरस+मतुप, ] ।. सजल, जलयुक्‍त 
2, रसीला, मज़ेदार 3. ललित 4. भावक, पं ० . समद्र 
2. सरोवर 3. नद 4. भेंस 5. वाय का नाम । 


सरस्वती [ सरस्वत्‌-डीप्‌ |] . वाणी और ज्ञान को 
अधिष्ठात्री देवता जिसका वर्णन ब्रह्मा की पत्नी के 
रूप में किया गया हू 2. बोली, स्वर, बचन --कु० 
४३९, ४३, रघ० १५।४६ ३3. एक नदी का नाम 
(जो कि मरुस्थल के रेत में लप्त हो गई 6 ) १. नदी 
, गाय 6. श्रेष्ठ स्त्री 7. दुर्गा का नाम 8. बौद्धों की 
एक देवों 9. सोमछता 0. ज्योतिष्मतो नामक 
पौधा । 

सराग (वि०) [ सह रागेण -ब० स० | . रंगीन, हलके 
रंग वाला, रंगदार-(अकारि) सरागमस्या रसंनागणा 
स्पदम--कु० ५।१० 2. लाल रंग की लाख से रंगा 
हुआ--रघ्‌ ० १६।१० 3. प्रणयोन्मत्त, प्रेमाविष्ट, मग्ध 
--मुनेरपि मनोध्वर्यं सराग॑ कुरतेडद्धना--सुभा० । 

सराव (वि०) [सह रावेण--ब० स० | !. शब्द करन 
वाला, कोलाहल करने वाला, - वः . ढकक्‍कन, आवरण 
2, कसोरा, चाय की तह्तरी, तु० 'शराव । 

सरि: (स्त्री०)) [ सू+इन्‌ ] झरना, फोवारा । 


सरित (स्त्री०) [ स+इति ]. नदी-- - अन्या सरितां 
शतानि हि समद्रगा: प्रापयन्त्यब्धिमू--मालवि० ५।१९ 
2. घागा, डोरी । सम० --नाथः,/-पतिः (सरितांपति 
भी), -भर्त (पुं०) समद्र,- वरा (सरितांवरा) गंगा 
का नाम, - खुतः भीष्म का विशेषण । 

सरि(री)मन्‌ (पं०) [ स--ईमनिच्‌ ]. गति, सरकना 
2. वाय्‌ । 

सरिलम्‌ [स--इलच्‌ ] जल । 

सरीसपः [ कुटिलं सपंति--सप्‌+यडकू [ 
-+अच्‌ | सांप । 

सरः [ स-+ उन ] तलवार की मूठ । 

सरूप (वि०) [ समान रूपमस्य--ब० स० | . समान 


) + हित्वाद्दि 


रूप वाला 2. समान, मिलता-जुलता, वसे ही--रघु ० 
६।५९ । 
सरूपता,-त्वम | सरूप -तरू +टाप, त्व वा | 4. समानता 
2. ब्रह्मच्प हो जाना, मकक्‍्ति के चार प्रकारों म॑ 
से एक । 
सरोष (वि०) [ सह रोषेण ब० स० ] . कढ्ध, रोषपूर्ण 
2. कुपित । 
सकः [ स-|क | . वाय, हवा 2. मन । 
सर्गः | सज-|घठा ] !. छोड़ना, परित्याग 2. सृष्टि 
अस्पाः सर्गंविघौ प्रजापतिरभ च्चन्द्रो न कान्तिप्रद 
विक्रम० १।९ 3. सष्टिरचना -- कु० २॥६, रघु० 
३।२७ 4. प्रकृति, विश्व 5. नंसगिक गण, प्रकृति 
6. निर्धारण, संकल्प गहाण शस्त्र यदि सग एप ते 
--रघ० ३॥५१, १४।४२, शि० १९।३८ 7. स्वीकृति 
सहमति 8. अनुभाग, अध्याय, (काव्य आदि का ) 
सगे, 9. घावा, हमला, (सेना का) प्रगमन 0. मल- 
त्याग 4. शिव का नाम | सम० -- क्र: सष्टि का क्रम 
बन्धः महाकाव्य;उ्सगवन्घो महाकाव्यमच्साठ द० । 
सज ('म्वा० पर० स्ंति) . अवाप्त करना, उपलब्ध 
करना 2. उपाज॑न करना । 


सर्ज: [ सज--अच | . साल क। पेड 2. साल वृक्ष का 
चने वाला रस | सम० निर्यासकः,-मणिः,-रस 
बिरोजा, लाख । 

सर्जक: [ सज-|ण्वल | साल का वक्ष । 

सर्जनम [ सज-ल्यट | . परित्याग, छोड़ना 2. ढीछा 
करना 3. ' रचना करना 4. मलत्याग 5. सेना का 
पिछला भाग । 

साजः, सजिका, सन्नों (स्त्री०) [ सज-+ इन, सरजि+कन्‌ 
+टाप, सर्जि+-छीष ] सज्जीखार । 

सज:, सर्ज: [ सुजू--ऊः ] व्यापारी--स्त्री० . बिजली 

हार 3. गमन, अनसरण । 


सर्प: [ सप+घज्ण_ ] !. सर्पीली गति, घ॒ुमावदार चार 

खिसकनों 2. अनस रण, गमन 3. नाग, साप। सम० 
अरातिः,- अरिः . नेवला 2. मोर 3. गरुड का 

विशेषण, अशनः मोर,--आवासम्‌--इृष्टम्‌ चन्दन 
का वक्ष,- -छत्रम कुकुरमत्ता, सांप को छतरी, खुंब 
-+तणः नेवला,--द्वंष्ट: सांप का विषला दाँत,-धारक 
सपेरा,--भ्रज (पुं०) !. मोर 2. सारस 3. अजगर 
--मरणिः साँप के फण को मणि,--- राजः वासुकि । 

सर्पंणम [ सप+ल्यट ] 4. रंगना, सरकना 2. वक्रगति 
3. बाण को भूमि के समानांतर उड़ान । 

सपिणों [ सप-णिनि-+डीप्‌ ] . साँपनी 2. एक प्रकार 
की जड़ी बटोी । 

सपित्‌ (वि०) [ सप्‌ू+णिनि ] !. रंगने वाला, सरकने 
वाला, घमावदार, टंढ़ी चाल चलन वाला 2. जाने 


( १०८८ ) 


वाला, हिलने-जुलने वाला--यूका मन्दविसर्पिणी 
“पंच० १।२५२ । 

सपिस (नपुं०) [ सपू+इसि ] पिघलकाया हुआ घृत, घी 
(घृत और सपिस्‌ के अन्तर को जानने के लिए दे० 
आज्य) । सम०---समुद्र:ः घृतसागर, सात समद्रों 
में से एक । 

सर्पिष्मत्‌ (वि०) [ सर्पिस+-मतुप्‌ | घी (से प्रसाधित) 
यक्‍त । 

सब (म्वा० पर० सबंति) जाना, हिलना-जुलना । 

समें: [ सु मन्‌ ] . चाल, गति 2. आकाश । 

सर्व. (म्वा० पर० सर्वति) चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, वध करना। 

से (नि० वि०) [सृतमनेन विश्वमिति सर्वम्‌ू-कतुं० ब० 
व० पुं०, सर्व] 4. सब, प्रत्येक,-उपर्य परिपश्यतः सर्व 
एवं दरिद्रति,-हि० २।२, रिक्त: सर्वो मवति हि लघु: 
पूर्णता गौरवाय--मेघ० २०।९३ 2. पूर्ण, समस्त, 
पूरा,--थें: 4. विष्णु का नाम 2. शिव का नाम । 
सम०---अड्भम॒ समस्त शरीर, -- अद्भीण (वि०) समस्त 
शरीर में व्याप्त या रोमांचकारी-- सर्वाड्रीण: स्पश: 
सुतस्य किल --विक्रम० ५।११, अधिकारिन्‌ (पुं०) 
--अध्यक्ष: अधीक्षक,--अज्लीन सब प्रकार के अन्न 
को खाने वाला सर्वान्नभोजिन्‌ आदि, -- आकारम्‌ 
(समास में) सर्वंथा, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, 
-आत्मन्‌ (पुं०) पूर्ण आत्मा, सर्वात्मना स्वंथा, 
पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, ईइबरः सबका स्वामी 
- गे, -ग्रामिन (वि०) विह्वव्यापी, स्वव्यापक, 
5जित्‌ (वि०) सव्ंजेता, अजेय, - ज्ञ,-विद्‌ (वि०) 
सब कुछ जानने वाला, सर्वेज्ञ (पुं०) ।. शिव का 
विशेषण 2. बुद्ध का विशेषण,--व्मन (वि०) सब 
का दमन करने वाला, दुनिवार, - नामन (नपूं०) 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह, 
-मंगला पावंती का विशेषण,--रसः लाख, बिरोजा, 
--जलिगिन (पुं०) पाखंडी, छद्मवेशी, ढोंगी, - व्यापिन 
(वि०) सर्वत्र व्यापक रहने वाला,--वेदस्‌ (पुं०) 
सर्वस्व दक्षिणा में देकर यज्ञानुष्ठान करने वाला, 
-“सहा (स्वंसहा भी) प्थ्वी,-स्वम्‌ /. प्रत्येक 
बस्तु, 2. किसी व्यक्ति की समस्त संपत्ति, जसा कि 
'सर्वस्वदंड' में, "“हरणम्‌ . सारी संपत्ति का अपहरण 
या जब्ती 2. किसी वस्तु का सर्वाश --दे० श० १२४, 
६।२, मा० ८।६, भामि० १३६३ । 

सर्वदूष: (वि०) [ सर्व कष्‌्+खच्‌, मुम्‌ | 'सब कुछ 
नष्ट करने वाला, सर्वेशक्तिमान्‌--सव्वद्भूषा भगवती 
भवितव्यतेंव--मा० १२३, भामि० ४॥२,--थः दुष्ट, 
बदमाश । 

स्वतः (अव्य०) [ सर्व--तसिल ] ।. प्रत्यक दिशा से, 


सब ओर से 2. सब ओर, सवत्र, चारों ओर 3. पूणतः 
सवंथा । सम०--गामिन्‌ (वि०) . सवंत्र पहुँच 
रखने वाला--कु० ३।१२, --भद्रः 4. विष्ण का रथ 
2. बाँस 3. एक प्रकार का चित्रकाव्य--उदा० कि० 
१५।२५ 4. मन्दिर या महल जिसके चारों ओर द्वार 
हों (इस अथ्थ में नपुं० भी) (ब्रा) नतेंकी, नटी 
--मुख (वि०) सब प्रकार का, पूर्ण, असीमित--श ० 
५।२५, (खः) . शिव का विशेषण 2. ब्रह्मा का 
विशेषण -कु० २।३, ( चारों ओर मृख किये हुए) 
3. परमात्मा 4. आत्मा 5. ब्राह्मण 6. आग 
7. स्वर्ग 

सत्र (अव्य०) [ स्व-|-त्रल | ॥. प्रत्यक स्थान पर, 
सब जगहों पर 2. हर समय । 


सर्वथा (अव्य०) [ सवं-|थाल ] 4. हर प्रकार से, सब 
तरह से -उत्तर० १॥५ ॥. बिल्कुल, पूर्णतः (प्राय: 
नकारपरक ) 3. पूर्णतः, बिल्कुल, नितान्त 4. सब 
समय । 

सवंदा (अव्य०) [ सवं--दाच्‌ ] सब समय, सर्देव, 
हमेशा । 

सवरी दे० 'शवंरी' । 

सबंश: (अव्य०) [ सव-|-छशस ] . पूर्णतः, स्वंथा, पूरी 
तरह से 2. सव्वेत्र 3. सब ओर । 

सर्वाणी दे० 'शर्वाणी । 

सर्षप: | स--अप, सुक ] . सरसों - खल: सर्षपमात्राणि 
परच्छिद्राणि. पश्यति, -सुभा०ण, मा०--१०।६ 
2. एक छोटा बाट 3. एक प्रकार का विष । 

सलू (भ्वा० पर० सलति ) जाना, हिलना-जुलना । 

सलम्‌ [ सल-|-अच्‌ | जल । 

सलज्ज (वि०) [ लज्जया सह -ब० स० ] विनीत, 
लज्जाशील । 

सलिलम | सलति गच्छति निम्नम--सल-|-इलच ] पानी, 
--सुभगसलिलावगाहा:--श ० १।३। सम० - अधथिन्‌ 
(वि०) प्यासा, आशयः तालाब, ताल, पानी की 
टंकी,-इन्धनः वड़वानल,-उपप्लबः जलप्लावन, प्रलुय, 
बाढ़,---फक्रिया . अन्त्येष्टि संस्कार के अवसर पर 
शवस्नान 2. जलतपंण, उदकक्रिया,-जम्‌ कमल,-निधिः 
सम॒द्र । 

सलील (वि०) [ सहलीलया -ब० स० ] कीड़ाशील, 
स्वेच्छाचारी, श्यंगारप्रिय । 

सलोकता [ समान: लोको यस्य--इति सलोकः तस्य भाव: 
--तलू--टाप्‌ ] एक ही लोक में होना, किसी विशेष 
देवता के साथ एक ही स्वगं में निवास (मुक्ति की 
चार प्रकार की अवस्थाओं में से एक) । 

सलल्‍लको | शल--वन, लक, पृषो ० शस्य सः | एक प्रकार 
का पेड़, सलाई का पेड़, दे० 'शल्लकी' । 


- ( 


सवः | सु-अच्‌ | . सोमरस का निकालना 2. चढ़ावा 

तपंण 3. यज्ञ 4. सूर्य 5. चांद 6. प्रजा, - बम . पानी 
फूलों से लिया गया मघ । 

 सवनमस्‌ | सु (सृ)-ल्यूट ] ॥. सोम रस का निकालना 
या पीना 2. यज्ञ--अथ तं सवनाय दीक्षितः - रघु० 
८।७५, श० ३॥२८* 3. स्‍तान, शब्धिपरक स्नान 
4. जनन, प्रसव, बच्चे पदा करना । 

सबयस (वि०) [ समान वयो यस्य--ब० स० ] एक ही 
आय का पं० . समकयस्क, समसामयिक' 2. एक ही 
आय के साथी, स्त्री० सखी, सहेली । 

सवर: (प०) 4. शिव का नाम 2. जल। 

सवर्ण (वि०) [समानों वर्णों यस्य -ब०्स०]| 4. एक ही 
रंग का 2. एक सी सूरत शक्‍ल का, समान, मिलता- 
जुलता दुर्वेणंभित्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा--शि० ४। 
२८, मेघ० १८, रघ० ९।२१ 3. एक ही जाति का 
4. एक ही प्रकार का, एक जसा 5, एक ही वर्णमाला 
का, एक ही स्थान से (वागिन्द्रियों द्वारा) उच्चा रण किये 
जाने वाले वर्ण-तुल्यास्य प्रयत्न॑ं सवर्णम्‌ पा० १।१॥९। 

सबिकल्प, सबविकल्पक (वि०) [सह विकल्पेन--ब० स० 
पक्षे कप | . एऐंच्छिक 2. संदिग्ध 3. कर्ता और कम के 
अन्तर को पहचानने वाला, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद 
को जानने वाला (विप० निविकल्पक) । 

स्विग्रह (वि०) [सह विग्रहेण - बण्स०] 4. शरीरधारी 
देहघारी 2. सार्थक, अर्थवाला 3. संघष रत, झगड़ाल । 

सबितकं, सविमर्श (वि०) [सह वितकण विमशन वा-ब० 
स०] विचारवान,--कंम,--शेस (अव्य०) विचार- 
पृवक । 

सवित (वि०) (स्त्री० त्री) [ सू+त्व ] जनक 
उत्पादक, फल देने वाला-नसवित्री कामानां यदि जगति 
जागति भवती गंगा० २३, -पुं० ॥. सूयय-- उदेति 
सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च--काव्य० ७ 
2. शिव 3. इन्द्र 4. मदार का पेड़, अक वृक्ष । 

सवित्रो [सबवित शा डेप | 4. माता--कु० १२४ 2. गाय । 

सबिध (वि० ] | सह विधया- ब० स० | 4. एक ही 
प्रकार या ढंग का 2. निकट, सटा हुआ, समीपी 
-भूयों भूयः सविधनगरीरथ्यया पयटन्तम--मा० 
१।१५,--घम्‌ सामीप्य, पड़ोस--यस्य न सबिध दयिता 
दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य-- काव्य ० ९, किमासेव्य 
पुंसा सविधमनवरद्य दूसरितः---१०, नं० २।४७, शि० 
१४॥६९, भामि० २।१८२ । 

सबिनय (वि०) [ सह विनयेन--ब० स० ] धिनीत, 
विनम्र,--यम्‌॒(अव्य०)) विनयपूर्वेक । 

सविश्रम (वि०) [ सह विभ्रमेण ब० स० ] कीड़ायक्त, 
विलासय क्त । 

सविशेष (वि०) | सह विशेषण ब० स० ] 4. विशिष्ट 


१३७ 


१०८९ ) 


गणों से यक्‍कत 2. विशेष, असाधारण 3. विशिष्ट 
खास-उत्तर० ४ 4. प्रमख, श्रेष्ठ, बढ़िया 5. विलक्षण 
(सविशेषमू, सविशेषतः (क्रि० वि०) विद्येष कर, 
खास तौर से, अत्यंत--अनेन धर्म: सविदेषमद्य मे 
जिवर्गंसारः प्रतिभाति भामिनि-- कु० ५॥३८, प्रायः 
समास में--कु० १।२७. रघु० १६।५३) । 

सविस्तर (वि०) [ सह विस्तरेण--ब० स० ] विवरण 
सहित, सृक्ष्म, पर्ण--रम्‌ (अव्य० ) विवरण के साथ, 
विस्तार पूवेक । 

सविस्मय (वि०) [ सह विस्मयेन - ब० स० ] आदरचर्या- 
न्वित, अचंभे से यक्‍त, चकित । 

सवृद्धिक (वि०) [ सह वृद्धय्या- ब० स० कप्‌ ] जिसका 
ब्याज मिले, ब्याज से यक्‍त। 

सवेश (वि०) [ सह वेशन- ब० स० ] . सजा हुआ 
अलंकृत, वेशभूषा से यक्त 2. निकट, समीपतवर्ती । 


सब्य (वि०) [ सू+य | . बायाँ, बायाँ हाथ 2. दक्षिणी 
3. विरोघी, पिछड़ा हुआ, उल्टा 4. सही,--व्यम 
(अव्य०) जनेऊ का बाय कंघें पर लटकते रहना 
-- तु० अपसव्य । सम० - इतर (वि०) सही, ठोक 
- साचिन्‌ (पुं०) अजून का विशेषण- निमित्तमात्र 
भव सव्यसाचिन--भग० ११३३, (महामारता में 
नाम की व्याख्या निम्नांकित ह-उभो मे दक्षिणों 
पाणी गांडीवस्य विकर्षणेया तेन देवमनष्यष्‌ सबव्य 
साचीति मां बिदुः ॥) 

सव्यपेक्ष (वि०) [ व्यपेक्षया सह -ब० स० ] संयकत 
निर्भर-स्नेटरव निर्मित्तसव्यपेक्ष र्चेति विप्रतिषिद्धमेतत 
->मा० १, उत्तर० ६ | 

सव्यभिचार: | सह व्यभिचारेण-- ब० स० ] (तके० में) 
हेत्वाभास के पाँच मख्य भंदों में से एक, साधारण 
मध्यपद, व्याख्या के छिए दे० 'अनकान्तिक । 


सव्याज (वि०) [ सह व्याजन---ब० स० ] 4. चालबांज़ 
2. बगुलाभगत, रंगासियार, चालाक । 

सव्यापार ( वि० ) [ व्यापारेण. सह- ब० स० ] व्यस्त, 
बक थ ते, काय में नियक्त । 

सब्रोड (वि०) [ ब्रीडया सह--ब० स० ] . लज्जाशील 
शमिन्दा 

सब्यष्ठ (पुं०), सब्येष्ठः [सव्ये तिष्ठति-सव्य-|-स्था 
+कन, कवा, अलक स०, पत्वम] सारथि, रथ 
हॉकन वाला । 

सशल्य (वि०) [सहशल्यन-ब ०स ० ] . कांटेदार 2. बर्छी 
या कांटों से बिघधा हुआ । 

सशस्य (वि०) [सहशस्यन--ब० स०] सस्य से यृक्‍त 
अम्नोत्पादक,-स्या सूयमखी फल का एक भंद । 

सब्मञ् (वि०) [सह श्मश्रणा-ब० स०] दाढ़ी-मंछ वाला, 
सत्री० वह स्त्री जिसके दाढ़ी मंछ दिखाई दे । 


[ १०९० 


सश्नोक (वि०) [श्रिया सह-ब० स०, कप्‌] . सम द्धिशाली 
सोभाग्यशालो 2. प्रिय, सुन्दर । 

सस्‌ (अदा० पर० सस्ति) सीना । 

ससत््व (वि०) [सह सत्त्वेन- ब०स०] . जीवन शक्ति से 
यक्‍त, ऊजेस्वी, बलवान, साहसी 2. गर्भवती, क्त्या 
गर्भवती स्त्री । 

ससनन्‍्देह (वि०) [सह सन्देहेत--ब० स०] संदिग्ध,-हः एक 
अलंकार का नाम दे० 'सन्देह । 

ससनस्‌ [सस्‌-+ल्यदट | पशुमेघ, यज्ञीयपश का वध । 

ससन्ध्य (वि०) [सन्ध्यया सह--ब० स०] संध्यासंबंधी, 
सायंकालीन । 

ससाध्वस ( वि० ) [सह साध्वसेन--ब० स० | आतंकित, 
डरा हुआ, भीरु । 

ससस्‍्ज दे० सञ्ज | 

ससयम्‌ [सस्‌ -|यत ] . अनाज, अश्न-(एतानि ) सस्य: पूर्ण 
जठरंपिठरे प्राणिनां संभवन्ति--पंच० ५।॥९७ दे० 

शस्य मी 2. किसी भी पौधे का फल 3. शस्त्र 

4. सदगुण, खूबी | सम०--इष्टिः (स्त्री०) फ़सल 
पक जाने पर नये अन्न से किया जान वाला यज्ञ,--प्रद 
(वि०) उपजाऊ,-भारिन (वि०) अन्न को नष्ट करने 
वाला, (पुं०) एक प्रकार का चूहा, घंस,--संवरः: साल 
का पेड़ । 

सस्यक (वि०) [सस्य--कन्‌] अच्छे गुणों से युक्त, गणा- 
न्वित, श्लाघ्य, प्रशंसनीय, कः 4. तलवार 2. शस्त्र 
3. एक प्रकार का मल्यवान पत्थर । 

सस्वेद (वि०) [सह स्वेदेन--ब० स०] पसीने से तर 
प्रस्विन्न---दा वह कन्या जिसका हाल में ही कौमाय॑- 
भंग हुआ हो 

सह] (दिवा० पर० सह्यति ) . सन्तुष्ट करना 2. प्रसन्न 
हीता 3. सहन करना, झलना । 

] (म्वा० आ०-सहते, सोढ, नि, परि, वि आदि इका- 
रान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ सह के स्‌ को मूथ॑न्य ष्‌ हो 
जाता है, यदि सह के ह्‌ कोढ नहीं हुआ) (क) 
झेलना, सहन करना, भगतना, गम खाना--खलो- 
ल्लापाः सोढा:--भतू ० ८।६, पद॑ं सहेत भ्रमरस्य पेलवं 
शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिण:---कु० ५॥४, इसी प्रकार 
दुःखं, क्लेशं आदि-रघृ० १२।६३, ११।५२, भट्टि० 
१७।५९ (ख) . सहन करना, अनमति देना,-प्रकृति 
खल सा महीयसः सहते नान्यसमन्नति' यया-कि० २। 
२१, मेघ० १०५, रघु० १४६३ 2. क्षमा करना, 
सहलेनता--वा रवारं मयतस्यापराघ: सोढ:--हि ० ३ 
भग० ११।४४ 3. प्रतोक्षा करनाएसबर करना-द्वित्रा- 
ण्यहान्यहंंसि सोहमहेन्‌-रघ ० ५।२५, १५।४५ 4. वहन 
करना, सहारा देना, ढकेलना - श० ३ 5. जीतना, 
परास्त करना, विरोध करना, मुकाबला करना 


) 


6. दबाना, रोकना 7. योग्य होना (तुम के साथ ) 
प्रे॑रं> (साहयति-त्ते) 4. धारण करवाना, भुगतवाना 
2. धारण करने या सहारा देने के योग्य वनना-गवपि 
विरहद:खमाशाबन्घध: साहयति श० ४।१६, इच्छा ० 
(सिसहिषते ) सहन करने. की इच्छा करना, उद्‌-, 
). योग्य होना, शक्ति या ऊर्जा रखना, साहस करना 
दिलेरी दिखाना--तवानर्वत्ति नच कतमत्सहे--कु ० 
५।६५, “में पसंद नहीं करता” आदि--भट्ठटि० ३े। 
५४, ५५४, १४८९, शि० १४८३ 2. (क) प्रयास 
करना, प्रणोदित होना कि० १।३६ (ख) ढाढस 
बंघाना, विषण्ण न होना, हिम्मत न हारना - भट्टि० 
१९।१६ 3. आराम में होतना- कु० ४॥३६ 4. आगे 
बढ़ना प्रयाण करना (इच्छा०) उकसाना, उद्बद्ध 
-- भट्टि० ९६९, परि-, सहन करना - भट्टि० ९७३ 
प्र-, ।. सहन करना, झलना-न तेजस्तेजस्वी प्रसतमप- 
रेषां प्रसहते--उत्तर० ६।१४ 2. सामना करता 
मक़ाबला करना, पछाड़ना--संयग सांयगीन तमयत 
प्रसहेत क:ः--क० २।॥५७ 3. चेष्टा करना, प्रयास 
करना 4. योग्य होना 5. शक्ति या ऊर्जा रखना--दे० 
'प्रसह्य | भी, वि-, !. सहन करना, झेलना रघु० 
४६२, ८।५६ 2. मक़ाबला करना, सामना करना 
प्रतिरोध करने के योग्ग होना--रघ्‌० ४।४९ 3. योग्य 
होना 4. अनमति देना 5. इच्छा करता, पसंद करना 


सह (वि०) [सहते--सह -अच]| 4. सहन करने वाला 


झलन वाला, भगतने वाला 2. घोर 3. योग्य---दे ० 
असह, हः मंगसिर का ग्रहीना,--ह:,-- हम्‌ शक्ति, 
सामथ्ये । 


सह (अव्य०) . के साथ, मिलकर, साथ-साथ, सहित, से 


युक्त (करण० )-शशिना सह याति कौमदी सह मेघेन 
तडित्प्रलीयते---कु० ४॥३३ 2. साथ मिलकर, एक 
ही समय, यगपत्‌--अस्तोदयों सहवासोा कुरुते नपति 
द्विषाम -सुभा० । सम०--अध्यायिन्‌ (१०) सह- 
पाठी,--अर्थ (वि०) समानार्थक (थः) समान या 


सामान्य उदेश्य, -उक्तिःँस्त्री०) अलंकारशास्त्र में 


एक अलंकार का नाम--सा सहोक्ति: सहार्थस्य बला- 
देक॑ द्विवाचकम-काव्य ० १०, उदा०-पपात भमो सह 
सनिकाश्नभि:--रध० ३।६१,--उटज: पर्णकुटो,-उदर 
एक ही पेट से उत्पन्न, संगा भाई विक्रमांक ० १।२१, 
- उपभा उपमा का एक भेद, -ऊढः, -- उठजः विवाह 
के समय गर्भवती स्त्री का पत्र (हिन्द्रधमंशास्त्रों में 
वणित बारह प्रकार के पुत्रों में से एक),--कार 
(धि०) ह को ध्वनि से युक्त नल० २।१४, (रः) 
4. सहयोग 2. आम का पेड़-- क इदानीं सहकारमन्तरेण 
पल्‍लबितामतिमक्तलतां सहते--श० ३,--भज्जिका 
एक प्रकार का खेल, - कारिन,--छूत (वि०) सहयोग 


( १०९१ ) 


देने बाला (पुं०) सहप्रशासक, सहकारी, सहकर्मी 
-“कत (वि०) सहयोग दिया हुआ, से सहायताप्राप्त, 
--गसनमस्‌ . साथ जाना 2. किसी स्त्री का अपने मृत 
पति के शरीर के साथ जलना, विधवा का सती होना 
->-चर (वि०) साथ जाने वाला, साथ रहने वाला 
उत्तर० ३।८ (रः) . साथी, मित्र, सहभागी 2. पति 
3. प्रतिभू (स्त्री० रो) 4. सहेली 2. पत्नी, सखी, 
->-चरित (वि०) साथ रहने वाला, सेवा में उपस्थित 
रहने वाला, साथ देने वाला, चारः 4. साथ रहना 
2. सहमति, सांमनस्य 3. (तके० में) हेतु के साथ 
साध्य का अनिवायंतः साथ रहना--चारिन दे० 
'सहचर',,--ज (वि०) 7. अन्तर्जन्मा, स्वाभाविक, 
अन्तर्जात 2. आनुवंशिक (जः) . सगा भाई 2. नंस- 
गिक स्थिति या वृत्ति, 'अरि: नसगिक शत्रु, 'मित्रम्‌ 
नंसगिक दोस्त, -- जात (वि०) प्राकृंतिक--दे० 'सहज , 
->दार (वि०) !. सपत्नीक 2. विवाहित,-- देवः 
पाँडर्वों का कॉनिष्ठ भ्राता, नकुल का जुड़वाँ भाई जो 
अश्विनीकुमारों की कृपा से माद्ठी के पेट से उत्पन्न 
हुआ, यह मानव-सौन्द ये का एक आदर्श माना जाता 
है, - धर्म: समान कतंव्य, चारिन्‌(पृं०)पति, 'चारिणो 
. घर्मपत्नी, वध पत्नी 2. सहकर्मी, पांशुक्रीडिन, 
--पांशकिल (पुं०) सखा, बचपन का भिन्न, रूगो- 
टिया यार,--भाविन (पृं०) मित्र, हिमायती, अनुयायी, 
“भू (वि०) नेंसग्रिड,, सहजात--रत्न० १२, 
--भोजनम्‌ मित्रों के साथ वंठ कर भोजन करना, 
--मरणम्‌ दे० सहगमन,  यध्वन्‌ संगी. साथी (यद्ध 
में साथ देने वाला ),--वंसतिः, - वासः मिलकर रहना 
--सहवसतिम्‌पेत्य ये: प्रियाया: कृत इव मुग्धविलो- 
कितोपदेश:--श ० २॥३ 

सहता, - त्वम्‌ | सह -+ तल +टाप्‌, 
साहचय । 

सहन (वि०) [सह _--ल्यूट्‌ | सहन करने वाला, झेलने वाला, 
-नम्‌ . सहन करना,झेलना 2. सहिष्णुता,सहनशीलता। 

सहस (पृ०)|सह +-असि | . मंगसिर का महीना -शि० 
६।४७, १६।४७ 2. जाड़े की ऋतु नपुं० . शक्ति, 
ताकत, सामथ्यं 2. बल, हिसा 3. विजय, जीत 
4. कान्ति, चमक । 

सहसा | सह-+सो+डा ] 7. बलपूबवक, जबरदस्ती 
2. उतावली के साथ, अंधाधूध, बिना विचारे - सहसा 
विद्धीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌--कि ० 
२।३० 2. अकस्मात्‌, अचानक-- मातंग नक्र: सह- 
सोत्पतद्धिः--रघ्‌० १३।११ | 

सहसानः [सह +-असानच्‌ |] . मोर 2. यज्ञ, आहृति । 

सहस्यः [सहसे बलाय हित:--सहस्‌--यत्‌] पौष मास, 
--सहस्यरात्रीरुदवासतत्परा--कु० ५।२६ । 


त्व वा ] मिलाप, 


सहसत्रम्‌ [समान हसति--हस्‌--र] हजार । सम०--अंशु, 
---अचिः:,-- कर,-- किरण,--दीधिति, -- धामन्‌,-पाद 
- मरीचि,रह्सि (पृ) सूय-श ० ७।४, रघु० १३।४४, 
मुद्रा० ६१७,--अक्ष (वि०) . हजार आँखों वाला 
2. जागरूक, सजग (क्ष:) . इन्द्र का विशेषण 
पुरुष का विशेषण - ऋक्‌ू० १०।९० 3. विष्णु का 
विशेषण,--काण्डा सफंद दृब,--छत्वस (अव्य० ) 
हजार बार,- द (वि०) उदार, - धारः विष्णु का 
चक्र,--पत्रम कमल--रघु० ७।११,--बाहूः: 4. राजा 
कातंवीयं का विशेषण 2. बाण राक्षस का विशेषण 
3. शिव का (कुछ के अनुसार विष्ण का) विशेषण, 
--भजः,--मूर्धन,- -मौलि (पुं०) विष्णु का विशेषण 
--रोमन्‌_ (नपु०) कंबल,--वीर्या हींग-- शिखरः 
विन्ध्य पवेत का विशेषण । 

सहस्रधा (अन्य ०) [सहस््न--धाच्‌ | हजार भागों में, हज़ार 
प्रकार से--दीयें कि न सहस्नरधाहमथवा रामेण कि 
दुष्करम्‌--उत्तर ० ६।४० । 

सहस्नरशस (अव्य०) [सहस्न-+शस्‌ | हज़ार-हज्ञार करके । 

सहर््धिन्‌ (वि) [सहस्न--इनि] !. हज़ार से युक्त, हज़ारी, 
--सहस्री लक्षमीहते-पंच० ५।८२ 2. हज़ारों से यक्‍त 
3. हज़ार तक (जुरमाना आदि )-मनतु० ८।३७६, पु० 
!. हज़ार मनुष्यों की टोली 2. हज़ार सनिकों का 
सेनापति । 

सहस्वत्‌ (वि०) [सहस्‌--मतृप्‌| समर्थ, शक्तिशाली । 

सहा [सह--अच्‌--टाप्‌] . पृथ्वी 2. घीकुंवार का पौधा. 
केतकी का फूल । 

सहायः [सह एति-सह-+-इ३--अच्‌ | . मित्र, साथी-सहाय- 
साध्या: प्रदिशन्‍्ति सिद्धय;:--कि० १४।४४, कु० 
३।२१ 2. अनुयायी, अनुगामी 3. “संधि द्वारा बनाया 
गया मित्र 4. सहायक, अभिभावक 5. चक्रवाक 
6. एक प्रकार का गन्धद्रव्य 7. शिव का नाम । 


सहायता,-त्वम्‌ [सहाय--तल--टापू, त्व वा] 7. साथियों , 
का समूह 2. साथ, मिलाप, मेत्री 3. सहायता, मदद 
--कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावयोः 
कु० ४॥२५, रघु० ९।६१९ । 

सहायवत्‌ ( वि० ) [ सहाय-+मतुप्‌ ] 7. मित्रों से 
युक्त 2. मित्रता में आबद्ध, सहायवान्‌, सहायता 
प्राप्त । 

सहारः [सह +%ऋ%--अच्‌] . आम का पेड़ 2. विदव का 
नाश, प्रलूय । 

सहित (वि०) [सह -+-इंतच्‌ू, सह _-+कक्‍्त, हितेन सह वा 
स--धा--क्त | सहगत या सेवित, साथ-साथ, संयुक्त, 
से यक्त--पवनाग्निसमागमों हाय॑ सहित ब्रह्म यद- 
सत्रतेजसा -रघृ० ८।४,- तम््‌ (अव्य०) साथ-साथ, 
के साथ । 


( १०९२ ) 


सहित (वि०) [सह +तच्‌] सहन करने वाला, सहनशील 
सहिष्ण । 

सहिष्णु (वि०) [सह +६द८्णच्‌ | . सहन करन के योग्य 
झेलने में समर्थं--रविकिरणसहिष्णःक्लेशलेदश रभिन्नम 
+श० रे।४ 2. क्षमाशील, तितिक्षु, सहनक्षील 


--सुकरस्तरुवत्सहिष्णना रिपुरुन्मूलयितूं महानपि 
-+कि० २।५० । 
सहिष्णुता, [सहिष्ण--तल +टापू, त्व वा] . वहन 


करने की शक्ति, सहारा देन को शक्ति 2. क्षमा 
शीलता, तितिक्षा । 
सहरिः [सह +उरिन्‌ ] सूय, स्त्री० पृथ्वी । 


सहृदय (वि०) [सह हृदयेन-ब० स०) . अच्छे हृदय 
वाला, कृपाल, करुणाशील 2. निष्कपट, य: 
विद्वान्‌ पुरष 2. (गणों की) सराहना करने वाला 


रसिक, विवेकशील -इत्यपदेशं कवेः सहृदयस्थ च 
करोति -काव्वय ० १, परिष्कव॑स्त्यन्य सहृदयघुरीणा 
कतिपयं--रस ० | 

सहललेख (थवि०) [हृदयस्थ लेख: कालष्यकरणम्‌, सह 
हल्लेखेन-ब० स०] प्रष्टव्य, संदिग्ध, खम्‌ दूषित 
आहार । 

सहेल (वि०) [सह हेलेन--ब० स०] क्रीडाशील, केलि- 
परक, विनोदप्रिय । 


सहोढः [सह ऊढेन-ब० स०] चुराये गये सामान के साथ 
पकड़ा गया चोर | 
सहोर (वि) [सह +ओर] अच्छा, श्रेष्ठ --रः सन्त, 
महात्मा 
सहाय (वि०) [सह +यत] 4. वहन करने के योग्य, सहारा 
दिये जाते के योग्य, सहन करने योग्य--अपि सद्या ते 
थ्विरोवेदना--मद्रा० ५, मालवि० ३।४ 2. सहन किये 
जाने योग्य, झंले जाने योग्य--कर्थ तृष्णी सद्यो 
निरवधिरिदानीं तु घिरह:---उत्तर ० ३।४४ 3. सहन 
करने योग्य 4. सहन करने में समर्थ, सहन करने 
के योग्य 5. समर्थ, शक्तिशाली,--हाः भारत की 
सात प्रधान परवतश्रेणियों मे एक, समद्र से कुछ द्री 
पर पश्चिमी घाट का कुछ भाग, सद्याद्रिश्नेणी--रामा- 
सत्रोत्सारितोउप्यासीत्स ह् लग्न इवाणव:---रघ्‌ ० ४।५३ 
५२, कि० १८।५, -हाम्‌ [. स्वास्थ्य, आरोग्यलाभ 
2. सहायता 3. यक्‍तता,प्‌ यपप्ति । 


सा [ सो+ड+टापू ] . लक्ष्मी का नाम 2. पाव॑ती 
का ताम । 

सांयात्रिकः [ संयात्रा+-ठडझा ] समद्र-व्यापारी, पोतवर्णिक 
समद्री व्यापार करने वाला -पंच० १।३१६ । 

सांयगीत (वि०) [ संयगे साधु: -ख ] युद्धसंबधी, रण- 
कुशल - रघु० ११३०, विक्रम० ५, - नः भारी योद्धा 
यद्धकुशक सेनिक---कु० २॥५७ । 


सांराविणम्‌ | सम्‌०--र- णिनि-- संराविन्‌ +अण्‌ ] ऊँची 
आवाज, भारी कोलाहलू--उत्ताला: कटपूतनाप्रभुतय: 
सांराबिणं कुवेते--मा० ५१११, भटद्टि ० ७।४३ | 

सांवत्सर (स्त्री०--री), सांवत्सरिक (स्त्री०--की) 
(वि०) के +अणू ठज्य वा] वाषिक, सालाना 
“कक ज्य॑ दवज्ञ । 

सांवादिक (वि०) (स्त्री० की) [ संवाद-+-ठछा ] 
. (बोलचाल में) प्रचलित 2. विवादग्रस्त,--कः 
ताकिक, नैयायिक । 

सांवत्तिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ संवृत्ति+ठक ] भ्रामक, 
अलौकिक (घटना या तत्त्वविषयक ) । 

सांशायिक (वि०) (स्त्री० -की) |[ संशय--ठक |] 
. सन्दिग्ध 2. अनिश्चित, अस्थिरमति । 


सांसारिक (वि०) (स्त्री० ) | संसार+ठक्‌ ] दूनि 
यावी, लौकिक--सांसारिकेष च सुखेष व रसज्ञा 
-5उत्तर० २२२ । 

सांसिद्धिक (वि०) [ संसिद्धि+-ठरऊ ]॥. प्राकृतिक, स्वत 
विद्यमान, सहज, अन्तहित 2. स्वभावत: प्रवृत्त, स्वत 
स्फ््त 3. स्वयंभत 4. अतिप्राकृतिक साधनों से प्रभा- 
घित। सम० द्रवः स्वाभाविक तरलता (बिप० 
नमित्तिक--जनित ) केवऊरू जलसंबंधी । 

सांस्थानिक: [ संस्थान +-ठक ] समानदेशीय, एक ही देश 
के निवासी । 

सांख्राविणम [ सम-+स्-+णिनि--अण्‌ ] सामान्य प्रवाह 
या सरिता । 

सांहननिक (वि०) (स्त्री०--की ) 
शारीरिक, कायिक | 

साकम्‌ (अव्य०) [ सह अकति---अक +-अम्‌, सादेशः ] 
). के साथ, साथ मिलकर (करण० के साथ ) --यान्ती 
गरुजनेः साक॑ स्मयमाना नतांवजा -भाभि० २।१३२, 
१।४१ 2. उसी समय, यगपत, एक ही समय । 

साकल्यम [ सकल--ष्यणा | समष्टि, सम्पृर्णता, किसी 
बस्त का संपूर्ण या समस्त भाग - यावत्साकल्ये-नलरू० 
३।१९, (साकल्थंन) पृणतः, पूरी तरह से, पूण रूप 
से मन१ १२॥२५। 

साकृत (वि०) [सह आकतेन - ब० स०] |. सभिप्राय, 
सार्थक, अ्थंवाला साकूतस्मितम्‌- गीत० २, साकृत॑ 
वचनम्‌ आदि 2. सप्रयोजन 3. शांगार प्रिय, स्वेच्छा 
चारी,--तम्‌ (अव्य०) व. अर्थतः, सार्थकतापूर्वक 
जसा कि साकते मां तिवेण्य में 2. सानराग 3. भाव- 
कता के साथ, मामिकतापूर्वक | 

साकेतम्‌ [सह आकेतेन --- ब० स०] अयोध्या कगरी का 
नाम -साकेतनार्यो5ज्जलिभि: प्रणेम: -- रघृ० १४।१३ 
१३।७९, १८।३२५, अरुणयवनः साकेतम--महा ०, 
“ताः (पूं०, ब० व०) अयोध्या निवासी । 


| सहनन-+ठक्‌ | 


( १०९३ ) 


साकेतकः [साकेत--कन्‌] अयोध्या का निवासी । 

साकतुकम्‌ [सकक्‍तूनां समाहार - सक्‍तु--ठज्त] भने हुए 
अन्न या सत्तू का ढेर, - कः जौ । 

साक्षात्‌ (अव्य०) [सह-+-अ्क्ष+आति] 4:के सामने, 
आंखों के सामने, दृश्य रूप से, हबह, स्पष्ट रूप से 
2. व्यक्तिश:, वस्तुतः, मू्रूप में -- साक्षात्प्रियामृप- 
गतामपहाय पूवेम श० ६।१६, १।६ 3. प्रत्यक्ष, 
(समास म॑ प्रायः: 'शरीरी--साक्षाद्यम:, या खुला, 
सीधा--तत्साक्षात्प्रतिषिघ:. कोपाय मा० १११ 
(साक्षात्कू 'अपनी आँखों से देखना, स्वयं जान लेना ) । 
सम०-- करणम्‌ 4. दृष्टिगोचर करना 2. इन्द्रियग्राह 
बनाना 3. अन्तरज्ञानमूलक प्रत्यक्षज्ञान,--कारः प्रत्यक्ष- 
ज्ञान, समझ, जानकारी । 

साक्षिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी ) [सह अक्षि अस्य, साक्षाद 
द्रष्टा साक्षी वा- सह--अक्ष-+-इनि] 4. देखने वाला, 
अवलोकन करने वाला, सबूत देने वाला, पुं० गवाह, 
अवेक्षक, चश्मदीद गवाह, आंखों देखी बात बताने 
वाला, -- फल तप: साक्षिष्‌ दृष्टमेष्वपि -- कु० ५।६० । 


साक्ष्यम्‌ [साक्षिन्‌+ष्यञज्य | १. गवाही, शहादत --तमेव 
चाधाय विवाहसाक्ष्ये रघु० ७॥२० 2. अभिप्रमाण, 
सत्यापन । 

साक्षेप (वि०) [सह आशक्षेपेण - ब० स०] जिसमें आक्षेप 

या व्यंग्य भरा हो, दुर्वंचनयुक्त । 

साखेय (वि०) (स्त्री० यी) [सखि--ढज्य ] 4. मित्र- 
संबन्धी 2. मंत्रीपूर्ण, सौहाद॑पूर्ण । 

साख्यम्‌ [सखि+पष्यञ्ा ] मित्रता, सौहाद्द । 

सागरः [सगरेण निवृत्त:--अण्‌ |] 4. समुद्र, उदधि सागर: 
सागरोपम: (आलं० से भी) दयासागर, विद्यासागर 
आदि, तु० सगर 2. चार या सात की संख्या 3. एक 
प्रकार का हरिण । सम०-- अनुकूल (वि०) समुद्र 
के किनारे स्थित,--अन्त (वि०) समुद्र की सीमा से 
युक्त, जिसके सब ओर समुद्र छाया है, अम्बरा, 
नेसिः--मेखला पृथ्वी, आलयः वरुण का नाम, 
“उत्थम्‌ समृद्रीनममक,--गा गंगा,--गािनीं नदी । 


साग्नि (वि०) [सह अग्निना -ब० स०] १. अग्नि सहित 
2. यज्ञाग्नि रखने वाला । 
सार्निक (वि०) [सह अग्निना ब० स० कप्‌ ] [. यज्ञाग्नि 


वाला गृहस्थ । 

साग्र (वि०) [सह अग्रेण--ब० स०] . समस्त 2. अति- 
रिक्त समेत, अपेक्षाकृत अधिक रखने वाला । 

साडूयम्‌ [सद्धूर--ष्यञ्य_] मिश्रण, सम्मिश्रण, गडंडमडड 
किया हुआ या मिलाया हुआ घोल । 

साड्ूल (वि०) (स्त्री० - ली) [सड्भूल--ष्यञ्य | जोज या 
संकलन से उत्पन्न । ग 


न अबू. हक 


शा एकल ली लय हर 5००००: 8। छ। छलममूहप 5 रा बन 
जि] अननान ०णयी....मिममरममककममसकनऊ, ॥..>-4>--नननी एन "माह मानना... लि "रात गएािक-नका 


भी ली मी ली 


अर... .2५.मराल७२.. मम "का --' काकका-- कार फ़पण. "777 “--०-२8२३............8 का. प....-पााछ .] >>... उमाका जाना का. 


साडूतइ्यम्‌, - श्या जनक के श्राता कुशध्वज की राजधानी 
का नाम । 

साडू-तिक (वि०) (स्त्री० - की) [संकेत--ठक] ॥. प्रती- 
कात्मक, संकेतपरक 2. व्यवहा र-सिद्ध, रीत्यनुसार । 

साइक्षेपिक (वि०) (स्त्री०-की) [संक्षेप-|-ठक्‌] संक्षिप्त, 
संकुचित, छोटा किया हुआ । 

साइख्य (वि०)[सडख्या--अण्‌ | 4. संख्या संबंधी 2. आकरून 
कर्ता, गणक 3. विवेचक 4. विचारक, ताकिक, तर्क 
कर्ता--त्वं गति: सर्वंसाडख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ 
“महा ०, -रुयः--ख्यम छः: हिन्दू दशनों में से एक 
जिसके प्रणेता कपिल मूनि माने जाते हैं (इस शास्त्र 
का नाम सांख्य दशंन इस लिए पड़ा कि इसमें 
पचलीस तत्त्व या सत्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया 
है, इस श्ञास्त्र का मुख्य उद्देश्य पच्चीसवों तत्व अर्थात्‌ 
पुरुष या आत्मा-को अन्य चोबीस तत्त्वों के श॒द्ध 
ज्ञान द्वारा तथा आत्मा की उनसे समृचित भिन्‍नता 
दर्शाकर, उसे सांसारिक बंधनों से मक्‍्त कराना है । 
सख्य शास्त्र समस्त विश्व को निर्जीव प्रधान या 
प्रकृति का विकास मानता है, जब कि पुरुष (आत्मा) 
सवंथा निलिप्त एक निष्क्रिय दर्शक हैं । संश्लेषणात्मक 
होने के कारण वेदान्त से इसकी समानता, तथा 
विश्लेषणपरक न्याय और वशेषिक से भिन्‍नता कही 
जाती है । परन्तु वेदान्त से भिन्‍नताक़ी सब से बड़ी 
बात यह है कि सांख्य शांस्त्र दो (द्वत) सिद्धान्तों 
का समथक हे जिनको वेदान्त नहीं मानता। इसके 
अतिरिक्त सांख्यज्ञास्त्र परमात्मा को विश्व के स्रष्टा 
ओर नियन्त्रक के रूप में नहीं मानता, जिनकी कि 
वेदान्त पुष्टि करता हे), खूयः सांख्य शास्त्र का 
अनुयायी - भग० ३॥।५, ५।)११। सम० - प्रसाद: 
“सख्यः शिव के विदशेषण । 

साड्भ (वि०) [सह अद्भ--ब० स०] 4१. अंगों सहित 
2. प्रत्येक भाग से पूर्ण 3. सहायक अंगों से युक्त । 

साज्भशतिक (वि०) (स्त्री०-की) [सज्भति--ठक | समाज 
या संघ से संबंध रखने वाला, साहचरयंशील, - जः 
दशक, अतिथि, नवागंतुक । 

साज्जमः [सद्भरम-अण्‌ | मिलाप, मिलन तु० संगम । 


| साइग्रामिक (वि०) (स्त्री०-को) [संग्राम -|-ठज्य_] यद्ध 
रखने वाला 2. अग्नि से संबद्ध --कः यज्ञाग्नि रखने : 


संबंधी, योद्धा, जंगजू, सेनिक, सामरिक---उत्तर० 
५॥१२, - कः सेनाध्यक्ष, सेनापति । 

साचि (अव्य०) [सच--इण] टेढ़ेपन से, तिरछेपन से, 
तिय क्‌, वक्रगति से, टेढ़े-टेढ़े,-साचि छोचनयुगं नमयन्ती 
- कि० ९।४४, १०।५७, (साचीक् मोड़ना, एक ओर 
झुकाना, टेढ़ा करना -निनाय साचीक्ृतचारुवक्त्र: 


 रजु० ६९४, कु० ३ ८, साचीकरोत्याननम्‌ 
-वलवि० ४।१४ | 


( १०९४ ) 


साचिव्यम्‌ [सचिव+ष्यव्श | . मंत्रालय, मंत्रित्व 2. मंत्रि 
मंडल, प्रशासन 3. मंत्री । 

साजात्यम [सजाति-+-ष्यञझा | . जाति की समानता, वर्ग 
श्रेणी या प्रकार की समानता 2. जाति का समदाय, 
समजातीयता । 

साञऊजनः [सह अञड्जनेन ब० स० | छिपकली । 

साट (चुरा० उभ० साटयति-ते] बतलाना, प्रकट करना । 

साटोप (वि०) [सह आटोपेन--ब० स०] ॥. घमंड 
में भरा या फला हुआ, अहद्धारी 2. गौरवशाली 
शानदार 3. उभरा हुआ, बढ़ा हुआ (जंसे पानी से ) 


--पंच० १,--पम घमंड के साथ, हेकड़ी के साथ, . 


अकड कर, इठला कर, रोब से । 


सात (अव्य०) तद्धित का एक प्रत्यय जो किसी शब्द के. 


साथ इसलिए जोडा जाता हैँ कि शब्द से अभिहित 
वस्तु के साथ किसी वस्तु का पूर्ण परिवर्तन हो जाता 
है, या वह वस्तु पूण रूप से तदधीन या उसके नियं- 
त्रण में हो जाती है, - भस्मसात्‌ भ्‌ बिल्कुल राख बन 
जाना, अग्निसात्‌ कृत्वा मालवि० ५, भस्मसात्कृत- 
वतः पित॒द्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ --रघु० 
११९।८६, विभज्य मेरुन॑ यदथिसात्कृत: -नं० १।१६, 
इसी प्रकार ब्राह्मणयसात्‌ू, राजसात्‌ आदि०--शि० 
१४।२५ । 

सातत्यम [सतत+पष्यथ्य ] निरन्तरता, स्थायित्व । 

सातिः (स्त्री०) [सन्‌+क्तिन| . भंट, उपहार, दान 
2, प्राप्त करना, हासिल करना 3. सहायता 4. विनाश 
5. अन्त, उपसंहार 6. तेज्ञ या तीन वेदना । 

सातीनः, सातोनकः [सतीन-अणू, सातीन-+कन्‌ | मटर । 


सात्त्विक (वि०) (स्त्री ०-की )[ सत्त्व-+-ठलऊा ] . वास्त- 
विक, आवश्यक 2. सत्य, असली, प्राकृतिक 
3. ईमानदार, निष्कपट, अच्छा 4. सदगणी, मिलनसार 
5. बलशाली 6. सत्त्वगण से यूक्‍त 7. सत्त्वगण से 
संबद्ध या उत्पन्न-य च सातक्विका भावा:-भग ० ७।१० 
१४।१६ 8. आन्तरिक भावनाओं से उत्पन्न (जसे 
प्रेम आदि से) आन्तरिक तद्भूरिसात्त्विकविकारम- 
पास्तधयंमाचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ _मा० 
१।२६, कः (आन्तरिक) भावनाओं या संवेगों का 
बाह्य संकेत, काव्य में भावों का एक प्रकार (भाव 
आठ हैं: स्तम्भ: स्वेदीषथ रोमाञ्च: स्वरभज्भोष्थ 
वेपथ:। वंबण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टो सात्त्विका: स्मृताः ॥ 
->सा० द० ११६ 2. ब्राह्मण 3. ब्रह्मा । 

सात्यकि: [ सत्यक--इञा ] यदुवंशी योद्धा जो कृष्ण का 
सारथि था तथा जिसने महाभारत के यद्ध में पांडवों 
का पक्ष लिया । 

सात्यवतः, सात्यवतेयः | सत्यवतो--अणू, ढक वा | व्यास 
म्‌नि का मातृपरक नाम । 


सात्वत्‌ (पं०) [ सातयति सुखयति-सात्‌ +क्विपू, सात 
परमेश्व र:, स उपास्यत्वेन अस्ति अस्य-सात्‌ -मतुप्‌ 
मस्य व: | (कृष्ण आदि का) अनुयायी, उपासक । 

सात्वतः (पूं०) !. विष्ण का नाम 2. बलराम का नाम 
3. जाति से बहिष्कृत वश्य का पुत्र, ताः (पूं०, ब० 

) एक जाति का नाम--शि० १६।१४ |, 

सात्वती (स्त्री०) . चार प्रकार की नाटबशलियों में से 
एक--दे० सा० द० ४१६ 2. शिशुपाल की माता 
का नाम--शि० २११ । 

साद: [ सद-+घछ्ा ] !. बठना, बसना 2. क्लान्ति, 
थकावट उदितोरुसादमतिवेपध मत्‌ शि० ९७७ 
3. क्षीणता, दुबला-पतलापन, कृशता--शरौोरसादा- 
दसमग्रभूषणा रघृु० ३॥२ 4. ध्वस, क्षय, लोप 
विनाश, विश्रांति--गतिविशभ्रमसादनी रवा---रघ्‌ ० 
८५६, नलोद० ३।२४ 5. पीडा, संताप 6. स्वच्छता 
पवित्रता । 


सादनम | सद--णिच -ल्यट | . थकाना, क्लान्त करना 
2, नष्ट करना 3. थकाबट, कक्‍्लान्ति 4. घर, निवास- 
स्थान । 
सादिः [ सद-+-इण ] . सारथि, रथवान्‌ 2. योद्धा 
सादिन (वि०) [ सद्‌+णिच्‌+णिनि |] 7. बेंठा हुआ 
2. थकान वाला, नष्ट करने वाला,---१० 4. घड़सवार 
हाथी प्र सवार या रथ म बठा हुआ । 
सादश्यम्‌ [ सदश-+ष्यञ्ा ] !. समानता, मिलता-जुलता- 
पन, समरूपता - सति पुनर्नामघेयसादह्यानि - श० ७, 
तवाक्षिसादश्यमिव प्रयञु्जते--कु० ५।३५, ७॥१६, 
रघ० १।४०, १५६७ 2. प्रतिलिपि, आलोकचित्र, 
प्रतिमा--मत्सादश्यं विरहतन वा भावगम्यं लिखन्ती 
मेघ० ८४ । 
साद्यन्त (वि०) [ सह आच्च्ताभ्याम्‌ -ब० स० | पूरा, 
समस्त । 
साद्यस्क (वि०) (स्त्री०-स्की) | सयस्क--अण्‌ ] शीक्र 
होने वाला, जिसमें विलंब न हो । 


साध ] (स्वा० पर० साध्नोति) 4. पूरा करना, समाप्त 
करना, संपन्न करना 2. जीतना । 
॥ (दिवा० पर० साध्यति) पूरा किया जाना, निष्पन्न 
किया जाना, प्रेर० . निष्पन्न करना, कार्यान्वित 
करना, घटित करना, सम्पन्न करना--अपि साधय 
साघयेप्सितं नं० २६२, कु० २॥३३, रघु० ५॥२५ 
2. पूरा करना, समाप्त करना, उपसंहार करना 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करना, पाना--रघु ० 
१७।३८, मन ० ६।७५ 4. साबित करना, सिद्ध करना 
5. दमन करना, पराजित करना, जीतना (शत्र आदि 
का), वश में करनता--न हि साम्ना न दानेन न भेदेन 
च पाण्डवा:, शक्‍या: साधयितुम्‌ -महा० 6. मार 


( १०९५ ) 


डालना, नष्ट करना -- सुग्रीवान्तकमासे दु: साधयिष्याम 
इत्यरिम-भद्ठि० ७॥३१ 7. समझना, जानना 
8. चिकित्सा करना,स्वस्थ करना 9. जाना, अलग होना, 
अपने रास्ते लगना, -- साधयाम्यहमविध्नमस्तु ते-रघु ० 
११।९१, श० १।७-प्रायेण ण्यन्तकः साधिग मे रथ प्रयु- 
ज्यते-सा ० द० ३।४० 0. (ऋण की भांति) उगाहना 
. पूर्ण कर देना, प्र-(प्रेर०) . आगे बढ़ना, 
उन्नति करना 2. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करना 4. पराभूत करना, 
दबाना 5. वस्त्र घारण करना, सजाना, सम्‌ ., 
4, सफल होना (आ०) 2. निष्पन्न करना, पूरा करना 
>-मनु० २।१०० 3. सुरक्षित करना, प्राप्त करना 
4. बस जाना 5. पुनः प्राप्त करना मनु० ८५० 
6. तय किया जाना या चुकता किया जाना--मनु० 
८।२१३ 7. नष्ट करना, मार डालना 8. बुझाना । 


साधक (वि०) (स्त्री ०--धका--धिका) [साध्‌ +पण्वुल, 
सिध्‌ -- णिच्‌ - ण्वुल साधादेश: वा] ।. संपन्न करने 
वाला, पूरा करने वाला, कार्यान्वित करने वाला, पूर्ण 
करने वाला 2. दक्ष, प्रभावशालो--कु० ३॥१२ 
3. कुशल, निपुण 4. जादू से कार्य में परिणत करने 
वाला, एन्द्रजालिक 5. सहायक, मददगार । 

साधन (वि०) (स्त्री ०-नो) [सिध्‌ --णिच्‌ +ल्युट, साधा- 
देश:] निष्पन्न करने वाला, कार्यान्वित करने वाला, 
--नम्‌ !. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, अनुष्ठान 
करना-- जसा कि सस्वार्थलाधनम्‌' में 2. पुरा करना, 
सम्पन्नता किसी पदार्थ की पूर्ण अवाप्ति - प्रजाथ- 
साधने तो हि पर्यायोद्रतकामृका रघु० ४।१६ 
3. उपाय, तरकीब, किसी कार्य को सम्पन्न करने की 
तदबीर--शरी रमाद्य खल ध्मंसाधनम्‌ ,--कु० ५।३३, 
५२, रघु० १॥९, ३१२, ४॥३६, ६२ 4. उपकरण, 
अभिकर्ता,  कुठारः छिदिक्रियासाधनम्‌ 5. निमित्त- 
कारण, स्रोत, सामान्य हेतु 6. करण कारक 7. उप- 
करण, औज़ार 8. यन्त्र, सामग्री 9. मूल पदार्थ, संघ- 
टक तत्त्व 0 सेना या उसका अंग--मनु० ५।१० 
4. सहायता, मदद, सहारा 2. प्रमाण, सिद्ध करना, 
प्रदर्शन करना 3. अन॒मान की प्रकिया में हेतु, कारण, 
जो हमें किसी परिणाम पर पहुँचाये--साध्य निश्चित- 
मन्वयन घटित बिश्रत्‌ सपक्षे स्थिति, व्यावत्तं च॒ विपक्षतो 
भवति यत्तत्साधनं सिद्धय - मुद्रा० ५११०  4. दमन 
करना, जीत देना 5. जादूमंत्र से वश में करना 
6. जादू या मंत्र से किसी काय को निष्पन्न करना 
7. स्वस्थ करना, चिकित्सा करना 8. वध करना, 
विनाश करना -फल च तस्य प्रतिसाधनम्‌ू-कि० १४। 
१७ ॥9. संराधन, प्रसादन, तुष्टोकरण 20, बाहर 
जाना, कच करना, प्रस्थान 24. अनुगमन, पीछे चलना 


22. साधना, तपस्या 23 मोक्ष प्राप्त करना 24. औषधि 
निर्माण, भेषज, जड़ी-बटी 25. (विधि में) ऋण आदि 
की प्राप्ति के लिए आदेश, जुर्माना करना 26. शरीर 
का कोई अवयव 27 शिश्न, लिंग 28. औड़ी, ऐन 
29, दौलत 30 मेत्री 3॥ लाभ, फ़ायदा 32. शव को 
दाह क्रिया 33. मृतकसंस्कार 34 धातुओं का मारण 
या जारण। सम० -क्रिया समापिका क्रिया,--पत्रस्‌ 
लिखित प्रमाण । 

साधनता,-त्वम्‌ [साघन-+-तल +टापू, त्व वा | उपायवत्ता, 
उद्देश्यपूति का जरिया होना-प्रतिकूलतामुपगते हि 
विघौ विफलत्वमेति बहुसाधनता--शि० ९६ । 

साधना [सिघ्‌+णिच्‌ +-युच्‌-- टाप्‌, साधादेश:] 4. निष्प 
न्ता, पूरा करना, पृ ति 2. पूजा, अर्चा 3. संराधन, 
प्रसादन । 

साधन्तः [साध --झच , अन्तादेश:] भिक्षुक, भिखारी । 

साधम्यंम्‌ [सघम--ष्यझा_] . समानता, कर्तव्य की एकता, 
समानधर्मता--पञ्चर्म लोकपालानामूचु: साधम्येयोगत: 

रघु० १७।७८ 2. प्रकृति की समानता, समान 

चरित्र, समता, गुणों को समानता--साधम्य मुपमा ,भेदे 
- काव्य० १०, भग० १४२, भाषा० १२। 

साधारण (वि०) (स्त्री ०-णा,-णी ) [सह धारणया-ब० 
स० सधारण--अण | . (दो या दो से अधिक अंकों में) 
समान, संयुक्त,--साधा रणो5यं प्रणयः-श० ३, साधा- 
रणो भूषणभूष्यभावः-कु ० १।४३,रघु० १६।५, विक्रम ० 
२।१६ 2. मामूली, सामान्य साधारणी न खलु बाधा 
भवस्य-अश्व ० १०, 3. सावंजनिक, विश्वव्यापी 4. मि- 
श्रित, मिला-जुला समान --उत्कण्ठासाधारणं परितोष- 
मनभवामि-श० ४, वीज्यते स हि संसुप्त: श्वाससाधा- 
रणानिल: -+कु०ण २। ४२ 3. तुल्य, सद॒श, समान 
6. (तर्क ० में) एक से अधिक निदशनों से संबद्ध, 
हेत्वाभास के तीन प्रभागों में से एक, अनेकान्तिक, 
--णम्‌ . सामान्य या सावेजनिक नियम, सार्वजनिक 
विधि या नियम 2. जातिगत या निविशेष गृुण। 
सम० धनम्‌ संयक्‍त संपत्ति, --स्त्री सामान्य स्त्री, 
वेश्या, रंडी । 


साधारणता, त्वम | साधारण-+-तल+टापू, त्व वा | 
. सामदायिकता, विश्वव्यापकता 2. संयुक्त हित । 

साधारण्यम्‌ [ साधारण +ष्यञ ] समानता--दे० साधा- 
रणता । 

साधिका | सिघ-+णिच्‌+ण्वल--टापू, इत्वमू, साधा- 
देश: | 4. कुशल या निपुण स्त्री 2. गहरी नींद । 

साधित (भू० क० कृ०) [साधघ्‌+क्त | . निष्पन्न, 
कार्यान्वित, अवाप्त 2. पूरा किया हुआ, समाप्त 
3. सिद्ध, प्रदर्शित 4. प्राप्त, उपलब्ध 5. उन्म॒क्‍त 
6. वश्ञ में किया हुआ, दमन किया हुआ 7. पूरा किया 


( १०९६ ) 


हुआ, पुनः प्राप्त 8. दण्डित 9. दापित 40. (दंड या 
जर्माना) दिया हुआ । 

साधिमन्‌ (पुं०) [ साधु--इमनिच्‌ | भद्रता, श्रेष्ठता, 
उत्तमता । 

साधिष्ठ (वि०) [ साध या बाढ की उत्तमावस्था --अति 
शयन साध:--इष्ठन | . श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उचिततम 
2. अत्यत मज़बूत, कठोर या दढ़ । 

साधोयस्‌ (वि०) [ साध-|-ईयसुन, उकारलोप:, साध या 
बाढ़ की मध्यमावस्था | 4. अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ठ 
“-भामि० १।॥८८ 2. कठोरतर, अपेक्षाकृत मज़बत । 

साधु (वि०) (स्त्री०--धु,--ध्वी ) [ साध--उन, मध्य० 
अ० साधीयस्‌, उत्त० अ० साधिष्ठ ] . उत्तम, श्रेष्ठ 
पूर्ण -यद्यत्साधु न चित्रे स्थात्क्रियते तत्तदन्‍्यथा शै० 
६।१३, आपरितोषादिदुषां न साध मनन्‍्ये प्रयोगविज्ञा- 
नम -१।२ 2. योग्य, उचित, सही जसा कि 'साध- 
बृत्त, साधुसमाचार म॑ 3. गणी, पुण्यात्मा, सम्मान- 
नीय, पवित्रात्मा 4. (क) कृपाल, दयाल -रघ्‌० 
२।२८, पंच० १।२४७ (ख) शिष्टाचारी (अधि० के 
साथ) मातरि साधः--सिद्धा० 5. शद्ध, पवित्र, गौरव 
यक्त या श्रेण्य (जेसे कि भाषा) 6. सुखकर, रुचिकर 
सुहावना --अतो5हंसि क्षन्तुमसाध साध वा-कि० १॥४ 
7. भद्गर, कुलीन, सत्कुलोद्धव,--धुः . भद्रपुरुष 
पुण्यात्मा--रघु० १३॥५५, २।६२, मेघ० ८० 
2. ऋष्ष, म॒नि, संत-साघधोः प्रकोपितस्यापि मनो 
नायाति विक्रियाम्‌ -सुभा० 3. सौदागर -कि० २। 
७३ 4. जनसाधु 5. सूदखोर, महाजन (अव्य०) 
4. अच्छा, बहुत अच्छा, शाबास, बढ़िया - साघ 
गीतम्‌ -श० १, साध रे पिगलवानर साध --मालवि० 
४ 2. काफी, बस। सम० >धी (वि०) अच्छे 
स्वभाव का,--वादः 'शाबास की ध्वनि, “धन्य की 
ध्वनि--शि० १८।५५,--वत्त (वि०) 4. अच्छे 
चालचलन का, खरा, सदगणी-प्रायंण साधवत्तानाम- 
स्थायिन्यो विपत्तय:--भतृ० २।८५, (यहाँ दूसरा 
अर्थ भी अभिप्रेत हैं) 2. खूब गोल-गोल किया हुआ 
(त्त:) सरगणी (सदगृुणी (त्तम.) अच्छा आचरण 
सदगृण, पावनता, सचाई, ईमानदारी, इसी प्रकार 
'साथ वत्ति' 

साधुतम्‌॒ | सह आधृतेन--ब० स० ] 4. हाट, दुकान 
2. छतरी 3. मोरों का झंड । 

पाध्य (वि०) [| साध+णिच--यत्‌ ] 4. कार्यान्वित 
होने योग्य, निष्पन्न होने योग्य, किया जाने योग्य 
>-साध्यं सिद्धिविधीयताम हि० २।१५ 2. जो हो 
सके, जो किया जा सके, प्राप्य 3. सिद्ध किये जाने 
योग्य, प्रदशनीय -आप्तवागनमानाम्यां साथध्य॑ त्वां 
प्रति का कथा --रघु० १०।२८ 4, स्थापित करने 


योग्य, पूरा किये जाने योग्य 5. अनुमेय, उपसंहाय, 
“अनुमान तदुक्‍्तं यत्साध्यसाधनयोवंचः:-काव्य० १०, 
जीते जाने के योग्य, वश्य, जेय--कु० ३॥१५ 
7. जिसकी चिकित्सा हो सके 8. वध किय जाने योग्य, 
विनष्ट किये जाने योग्य,--ध्यः दिव्य प्राणियों 
का एक विशेष वर्ग --तु० मन० १॥२२, ३।॥१९५ 
2. देवता 3. एक मन्त्र का नाम,-- ध्यम . निष्पन्नता 
पूर्णता 2. वह बात जो अभी सिद्ध की जाती ह, 
प्रमाणित की जाने वाली वस्तु 3. (तक० में) प्रस्ताव 
का विधघय, अनुमानप्रक्रिया की बड़ी बात--साध्य 
निश्चितमन्वयन घटितम्‌ '**''' , यत्साध्यं स्वयमेव 
तुल्यमृभयोः पक्षे विरुद्धं च यत्‌--म॒द्रा० ५१० 

अभावः मुख्य शर्ते या बंधन की कमी,--सिद्धि 
(स्त्री०) . निष्पन्नता 2. उपसंहार । 


साध्यता | साध्य--तलरू--टाप्‌ | 4. संभावना, शवयता 
( रोग का ) अच्छा किय जाने की स्थिति में होना। 

सम ०--अवच्छेदकम्‌ जिस रूप से किसी के गणों का 
पता लगे, लक्षण को जानकारी हो, या मख्य शत का 
पता चले । 

साध्वसम [| साव--अस --अच ] 4. डर, आतंक, भय, 
त्रास,---कुसुमस्तेयसाध्वसलातू--कु० २॥३५, ३।॥५१ 
2. जाडय 3. विक्षोभ, अस्तव्यस्तता । 

साध्वी [ साध +डीप | . सती स्त्री 2. पतिद्रता स्त्री 
3. एक प्रकार की जड़ । 

सानन्द (वि०) [ सह आनन्देन ब० स० |] प्रसन्न, खश । 

सानसि: [ सन्‌-+-इण्‌, असुक ] सोना, सुवर्ण । 

सानिका, सानेयिका, सानेयी | सन्‌-+-+णप्खल--टाप 
इत्वम्‌; सानयी --कन्‌ --टठाप, ह्ृस्व:; सानेय-+-डीष | 
पीपनी, बाँसुरी । 


सान (प्‌०, नपृं०)) [सन्‌+झ ण | 4. चोटी, शिखर 
शल-शिला--सानूनि गन्धः सुरभीकरोति--कु० १॥९, 
मेघ० २, कु० १।६, कि० ५।३६ 2. पहाड़ की चोटी 
पर समतल भूमि, पठार 3. अंखवा, अंकुर 4. वन 
जंगल 5. सड़क 6. सतह, बिन्दु, किनारा 7. चट्टान 
8. हवा का झोंका 9. विद्वान्‌ पुरुष 0. सय । 

सानुमत्‌ (प०) | सान-+मतुप्‌ | पहाड़,---ती एक अप्सरा 
का नाम-- शे० ६ । 

सानुक्रोश (वि०) [ अनुक्रोशेन सह--ब० स० ] दयाल, 
करुणाकर । 

सानुनय (वि०) [ सह अनुनयन--ब० स०] समय, 


शिष्ट । 
सानुबन्ध (वि०) [ सह अनुबन्धेन--ब ० स० ] क्रमबद्ध 
अविच्छिन्न । 


सानुराग (वि०) | सह अनरागेण--ब० स० ] आसकक्‍्त 
अन्‌ रक्त, प्रेम म॑ं मग्ध । 


( १०९७ ) 


पान्तपनम्‌ | सम्‌-+-तप्‌--ल्यूट --अण ] एक कठोर ब्रत 
“तु० मनु० ११२१२ । 

सान्तर (वि०) [ सह अन्तरेण --ब-स० ] . अंतर या 
अवकाशयुकत 2. झीना । 

सान्तानिक (वि०) ((स्त्री०--की) [ सन्‍्तान--ठक |] 
!, फंलने वाला, विस्तारयक्त (जंसे कि वक्ष) 
2. संतानसंबंधी 3. सन्‍्तान नामक वक्षसंबंधी,--कः 
वह ब्राह्मण जो संतान की इच्छा से विवाह करना 
चाहता हूं । 

सान्त्व (चुरा० उभ० सान्त्वयति --ते) शान्त करना, खुश 
करना, सुलह करना, ढाढ़स बंघाना, आराम पहुँचाना 
“-भेट्टि० ३३२३ । 

सान्त्व:, सांत्वनम्‌,-ना [सान्त्व्‌--घज्म, ल्युट वा] !. खुश 
करना, शान्त करना, ढाढ्स बंधाना 2. सुलह करना, 
मृढू या हलका उपाय 3. क्पापूर्ण या ढाढस बंघाने 
वाले शब्द 4. मृदुता 5. अभिवादन एवं कुशलक्षेम । 


सान्दीपनिः: [ सनन्‍्दीपन--इज्म_ ] एक ऋषि का नाम 
(विष्णपुराण के अनुसार वह कृष्ण और बलराम के 
आचाय थे। गुरुदक्षिणा में उन्होंने अपने पुत्र को 
जिसे पंचजन नामक राक्षस उठा कर पानी में घुस 
गया था, वापिस माँगा । श्रीकृष्ण ने पानी में गोता 
लगाया। वहाँ उस राक्षस को मार डाला, और 
गरु के पुत्र को लाकर उनके सुपु्दं कर दिया) । 

सान्दृष्टिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सन्दृष्टि -|-ठक ] 
देखते ही देखते होने वाला, तात्कालिक, --कम्‌ तात्का- 
लिक परिणाम । 

सान्‍्द्र (वि०) [सह अन्द्रेण-ब० स०] 4. पासपास, सटाहुआ, 
अनन्तराल 2. मोटा, घन, ठोस, गाढ़ा - दुर्वणेभि- 
त्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा -शि० ४॥२८, ६४, ९।१५, 
रघु० ७।४१, ऋतु० १।॥२० 3. गच्छा बना हुआ, 
सगृहीत 4. हृष्टपुष्ट, मजबूत, हट्टाकट्टा 5. अत्यधिक, 
विपुल, प्रचुर--सान्द्रानन्दक्षभितहृदयप्रस्रवेणेव सिक्‍त: 
- उत्तर० ६।२२ 6. उग्र, प्रखर, प्रचण्ड-व्याप्तान्तरा: 
सान्द्रकुतूहुलानामू--रघु०ण ७॥११, शि० ९।३७ 
7. चिकना, तेलाक्त, चिपचिपा 8. स्तनिग्ध, मृद्रु, 
सोम्य 9. सुखकर, रुचिकर,-द्र: राशि, ढेर । 

सान्धिकः [सन्धां सुराच्यावनं शिल्पं वेत्ति-ठक्‌] कलाल, 

दराब खींचने वाला । 

सान्धिविग्रहिकः [सन्धिविग्रह---ठक्‌] विदेश मंत्री (राज्य- 
सचिव) (जो संधि और विग्रह का निर्णय करे) । 

सान्ध्य (वि०) (स्त्री ०-ध्यी,[सन्ध्या-|-अण्‌] सायंकालीन, 
साँझ-संबंधी सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजवापुष्परक्तं दधान: 
“मेघ० ३६, कि० ५।८,' रघु० ११६०, शि० 
२।१९५ । 

सानझ्नहनिक ( वि० ) ( स्त्री०--की ) [सन्नहन--ठक | 


१२८ 


4. कवचधारी 2. शस्त्र उठाने के लिए कहने वाला, 
युद्ध के लिए तयार होने को प्रोत्साहन देने वाला 
-“शि० १५।७२,--कः कवचधारी । 
सान्नाय्यः [सम-नी+ण्यतू, नि०| घीयुक्त कोई पदार्थ 
जो आहुति के रूप में अग्नि में डाला जाय--शि० 
११।४१ | 
सान्निध्यम्‌ [सन्निधि--ष्यञ्य | . पड़ोस, सामीप्य--- वदना- 
मलेन्दुसान्निध्यत: - मा० ३५ 2. उपस्थिति, हाजरी 
जरघु० ४॥६, ७।३, कु० ७॥३२। क्‍ 
सान्मिपातिक ( वि० ) (स्त्री०-की) [सन्निपात--ठक्‌ | 
. विविध 2. जटिल 3. कफ, पित्त, बाय तीनों ही 
दोष जिसके विकृत हो गय हॉ--कु० २।४८, पंच० 
१।१२७। 
सानन्‍्यासिक [संन्‍्यास: प्रयोजनमस्य---ठक्‌ | !. अपने घार्मिक 
जीवन के चौथ आश्रम में विद्यमान व्राह्मण- देखो 
सनन्‍न्‍यासिन्‌ 2. साधू । 
सान्‍्वय (वि०) [सह अन्वयेन-- ब० स०] आन्‌वंशिक । 


सापत्न (वि०) (स्त्री०-त्नी) [संपत्नी--अण] सौतेली 
पत्नी से उत्पन्न, - त्नाः (पुं० ब० व०) एक ही पति 
से भिन्न भिन्न पत्नियों के बच्चे । 

सापत्न्यम [सपत्नी -+ष्यञ्य | 4. सौतेली पत्नी की दशा 
2. प्रतिद्वन्द्रिता, महत्त्वाकांक्षा, शत्रुता,-त्न्यः . सौतेली 
पत्नी का पुत्र 2. छात्र । 

सापराध (वि०) [सह अपराधेन--ब० स०] अपराधी, 
जुर्म करने वाला, मृजरिम । 

सापिण्ड्यम्‌ [सपिण्ड--ष्यझ] ] समान पितरों को पिडदान 
के संबंध, बंध्‌ता, रक्‍्तसम्बन्ध । 

सापेक्ष (वि०) [सह अपेक्षया--ब० स०) लिहाज करने 
वाला, निर्भर । 


साप्तपद (वि०) ([स्त्री०-दी) साप्तपदीन (वि०) [सप्त- 
पद अण्‌ खञ्य वा) सात पग साथ-साथ चलने से 
बनी हुई (मंत्री )-यतः सतां सनश्नतगात्रि सद्भतं मनी- 
षिभि: साप्तपदीनमुच्यते-कु० ५३९ (यहाँ द्वितीयाथ॑, 
अधिक अच्छा छगता हू, - पंच० २।४३, ४॥१०३, 
-“ दस, नम््‌ . विवाह के अवसर पर दृल्हा व 
दुल्हिन द्वारा यज्ञाग्नि की सात प्रदक्षिणाएँ करना 
(यह विवाहसम्बन्ध को अटूट बना देती हुं) 2. मित्रता, 
घनिष्ठता । 

साप्तपोरुष (वि०) (स्त्री०-थी ) [सप्तपुरुष--अण | सात 
पीढ़ियों तक फला हुआ--मनु० ३।१४६ । 

साफल्यम्‌ [सफल-+घष्यञा ] 7. सफलता, उपयोगिता, 
उपजाऊपन 2. लाभ, फायदा 3. कामयाबी । 

साब्दी (स्त्री०) एक अकार का अंगूर । 

साम्यसुय (वि०) [सह अम्यसूयया--ब० स०] डाह करने 
वाला, ईर्याल । 


( १०९८ ) 


साम्‌ (चरा० उभ० सामयति-ते) खुश करना, ढाढस || सामथ्यंग्‌ [समर्थ-ष्यज्य] . शक्ति, बल घारिता 


बंघाना, तसल्‍ली देना । 

सामकम [समक--अण ] मल ऋण, कः साण, ( वह पत्थर 
जिस पर औजार तेज किये जाते हैं) 

सामग्री [समग्रस्य भाव: ष्यञ्ञ स्त्रीत्वपक्ष डीषि यलोप:| 
. सामान का संग्रह, या सघात, उपकरण, घर का 
सामान--भतं ० ३।१५५ 2. सामान. माल-असबाब । 

सामग्रयम [समग्र +ष्यञ्य ] . समग्रता, पृर्णता, समूचापन 
समष्टि--प्रायेण सामग्रयविधो गृणानां पराडग्मुखी 
विश्वस॒ज: प्रवत्ति:--कु० ३।२८ 2. अनुचरवग, नोकर- 
चाकर 3. उपकरणों का संग्रह, ओऔजारों का भण्डार 
4. भण्डार, सामान । 

सामञ्जस्यम [समञऊ्जस +ष्यञ्य ] 4. योग्यता, संगति 
औचित्य, तु० असमजञ्जस 2. यथाथ ता, शुद्धता । 

सामन्‌ (तपूं०)) [सो+मनिन्‌|] . खुश करना, शान्त 
करना, आराम पहुँचाना, तसलली देता 2. सुलह करना 
शान्ति के उपाय, समझोता-वार्ता करना (राजा के 
द्वारा अपने शत्र के प्रति किय जाने वाले चार साधनों 
में सबसे पहला)--सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्य॑ राष्ट्राभि- 
वद्धयं---मनु० ७।१०९ 3. शान्तिदायक या म॒दु उपाय, 
शान्त या ढाढस बंघानं वाला आचरण, म॒द॒वचन 
--पंच० ४॥२६, ४८ 4. म॒दुता, कोमलता 5. छन्दोबद्ध 
सक्‍त या प्रशंसात्मक गान सप्तसामोपगीतं त्वाम्‌ 
--रंघ० १०।२१, भग० १०।३५ 6. सामवेद का 
मंत्र 7. सामवेद (सूय से उत्पन्न कहा जाता ह--तु० 
मन० १।२३) । सम०-उद्धवः हाथी, --उपचारः, 
--उपायः म॒दु और शान्ति देने वाले उपाय, कोमल 
या शान्‍्त यक्तियाँ, -गः सामवैद के मंत्रों का गायन 
करने वाला ब्राह्मण, --ज, 
से उत्पन्न 2. शान्ति के उपायों से उदभत (-जः,-तः ) 
हाथी--शि० १२।११, १८।३३, -योनिः ॥. ब्राह्मण 
2. हाथी, - बादः क्ृपावचन, मध्रशब्द.--शि० २।५५, 
--वेदः चारों में से तीसरा वेद । 


सामन्‍्त (वि०) [समनन्‍्त-+-अण | 4. सीमावर्ती, सरहदी, 
पड़ोसी 2. विश्वव्यापक, - तः . पड़ोसी 2. पड़ोस का 
राजा 3. मांडलिक, कर देने वाला राजा - सामन्त- 
मौलिमणिरज्जितपादपीठम ---विक्रम० ३।१९, रघ० 
५।२८, ६।३२ 4. नेता, नायक, -- तम पडोस । 

सामयिक (वि० ) (स्त्री०-की ) [समय--ठज्म ] ॥. प्रथा- 
नसारी, परम्परागत 2. सम्मत, प्रतिज्ञात 3. करार के 
अनरूप, नियत समय का पालन करने वाला,--देवि 
सामयिका भवाम:--मालवि० १ 4. समय पालक 
वक्‍त का पाबन्द 5. ऋतु के अनुकल, समय पर होने 
वाला --कि० २।१० 6. नियत समय पर होने वाला 
7. अस्थायी । सम ०--अभावष: अस्थायी अनस्तित्व । 


जात (वि०) . सामवेद . 


ताकत 2. उद्देश्य की समानता 3. अर्थ को एकता 
4. पर्याप्ति, योग्यता 5. छब्दार्थ शक्ति, शब्द की 
अथंमलक शक्ति 6. हित, लाभ 7. दोलत । 

सामवायिक (वि०) (स्त्री ०-की) [समवाये प्रसुतः ठव्य_| 
. किसी संग्रह या संघात से संबद्ध 2. अटूठ सम्बन्ध 
से यक्‍कत,-- कः मंत्री, पाषद । 

सामाजिक (वि०) (स्त्री०-की ) [समाज:-सभावेशरन  प्रयो- 
जनमस्य ठज्य] किसी सभा से सम्बद्ध,-- कः किसी 
सभा का सदस्य, सभा में दर्शक तेन हि तत्प्रयोगा- 
देवात्रभवत: सामाजिकानपास्महे मा० १। 

सामानाधिकरण्यम्‌ [समानाधिकरण-|-ष्यडआ] . उसी 
दशा या स्थिति में होना 2. सामान्य पद, काय या 
प्रशासन, समान सम्बन्ध (जंसे कि कारक का ) 3. एक 
ही पदार्थ से संबन्ध होने की स्थिति । 

सामान्य (वि०) [समानस्यथ भाव: ष्यञझा| . समान 
साधारण---सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌---कु० ७४४ 
आहारनिद्राभयमंथनं चर सामान्यमेतत्पशभिनराणाम्‌ 

सुभा०, रघृ० १४।६७, कु० २।२६ 2. सदुश, तुल्य 

समान 3. मामली, औसतदर्ज का, बीच का-भतृ ०» 
२।७४ 4. तुच्छ, नाचीज, नगण्य 5. समस्त, सपूण,-न्यम्‌ 
. समदाय, साधारणता, विश्वव्यापकता 2. सामान्य या 
संघटक गण, साधघारणलक्षण 3. समष्टि, समस्तता 
4. भेद, प्रकार 5. अनरूपता 6. समानता, समता 
7. सार्वजनिक कार्य 8. साधारण उक्ति--उक्ति रर्था- 
न्तरन्यास: स्थात्सामान्यविशेषयो:- चन्द्रा० ५११२० 
9. (अलं०» में) एक अलंकार जिसकी परिभाषा 
मम्मट ने निम्नांकित लिखी हँ--प्रस्तुतस्य यदन्येन 
गणसाम्यविवक्षया, एकात्म्यं बध्यते योगात्तत्सामान्य- 
मिति स्‍्मृतम काव्य०७ १० । सम०--ज्ञानम्‌ 
लोकविषयक व्यापक वातों का ज्ञान,-पक्षः मध्यस्थिति, 
--लक्षणम व्यापक प्रिभाषा-- इति द्रव्यसामान्य- 
लक्षणानि--तर्क ०, . वनिता सामान्य स्त्री, वेश्या 
-- शास्त्रम साधारण नियम । 


सामासिक (वि०) ट(स्त्री०--कौ) [ समास--ठक | 
4. सामहिक, समस्त को समझन वाला, समृच्चयात्मक 
2. संहत, संक्षिप्त 3. समाससंबंधी,-- कम सब 
प्रकार के समासों का वमं-- इन्द्र; सामासिकस्य च 

भग० १०।३३ । 

सामि (अव्य०) [ साम्‌+इन्‌ ] !. आधा, अर्थात्‌ अपूर्ण 
--अभिवीक्ष्य सामिक्नतमण्डनं यती: कररुद्धनी विगल- 
दंशकाः स्त्रिय---शि० १३।३१, रघ॒० १९१६ 
2. कलंकनीय, नीच, निदनीय । 

सामिधेनी | सम्‌-+-इन्ध--ल्यटू, नि० ] . एक प्रकार के 
प्रार्थनामंत्र जिनका पाठ यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते 


( १०९९ ) 


समय या समिधाएं हवन में डालते समय किया 
जाता है । 

सामीची (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति । 

सामीप्यम | समीप+ष्यञ्ञय ] पड़ोस, निकटता, आसन्नता, 
- प्यः पडोसी । 

साम॒द्र (वि०) (स्त्री० द्वरी)[ समद्र+-अण | समद्र में 
उत्पन्न, समद्रसबंधी जंसा कि 'सामद्रं लवणम” में 
- दें: नाविक, समद्रयात्री,--द्रम !. समद्री नमक 
2. समद्रझ्माग 2. शरीर का चिह्न । 

सामुद्रकम | सामुद्र-- कन्‌ | समुद्री नमक । 

सामुद्रिक (वि०) (स्त्री-की ) | समृद्र+ठज्य ]॥. समुद्र 
से उत्पन्न, समृद्रसंबंधी 2. शरीर के चित्नों से संबंद्ध 
(जो शुभाशुभ फल के सूचक समझे जाते हैं), क: 
सामद्रविक विद्या का ज्ञाता, जो शरीर के लक्षणों को 
देखकर शुभाशभ फल का कथन करे,-कम्‌ हस्तरेखाओं 
को देखकर शभाशभ फल कहने की विद्या । 

साम्पराय (वि०) (स्त्री०--यो) [ सम्पराय--अण ] 
. युद्धसंबंधी, सामरिक 2. परलोक संबंधी, भावी,-यश/ 
“-यम्‌ . संघर्ष, झगड़ा 2. भावीजीवन, भवितव्यता 
3, परलोक प्राप्ति के उपाय 4. भावी जीवन संबंधी 
पृच्छा 5. पृच्छा, गवेषणा 6, अनिश्चय । 


साम्परायिक (वि०) (स्त्री०--की ) [ सम्पराय-+-ठक | 
, सामरिक 2. सनिक, सामरिक महत्त्व का 
3. विपत्तिकारक 4. परलोकसंबंधी, -- कम यद्ध, लड़ाई 
संघषं शि० १८।१, - कः लड़ाई का रथ। सम० 
>-कल्पः सामरिक महत्त्व का व्यह । 

साम्प्रत (वि०) . योग्य, उचित, उपयक्त--वेणी ० ३॥३ 
2. सगत,-- तम्‌ (अव्य०) 4. अब, इस समय - हन्त 
स्थान क्रोधस्य साम्प्रतं देव्या: वेणी० १ 2. तत्काल 
3. ठीक प्रकार, उचित रीति से, ऋतु के अनकल । 


साम्प्रतिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सम्प्रति+-ठक |] 
). वर्तमान .कार संबंधी 2. योग्य, उचित, सही 
5”जउत्तर० ह । 


साम्प्रदायिक (वि०) (स्त्री० ) [ सम्प्रदाय-+ठक । 
परम्पराप्राप्त सिद्धांत से संबंद्ध, परम्पराप्राप्त, क्रमागत 

साम्बः [ सह अम्बया - ब० स० | शिव का नाम । 

साम्बन्धिक (वि०) (स्त्री० - की) [संबन्ध-|- ठक्‌ | संबंध 
से उत्पन्न, - कम संबंध, रिश्तेदारी, मित्रता । 

साम्बरी | सम्बर-|-अण्‌ +-डीप ] जादूगरनी । 

साम्भवोी [ सम्भव-+अण--छीप | 4. लाल लोप्रवक्ष 
2. शकक्‍यता, संभावना । 


साम्यम्‌ [ सम-ष्यञा ]. बराबरी, समता, समतलता 
-कुँ० ५१३१ 2. समानता, मिलना-जलना, सादश्य 
“स्पष्ट प्रापत्साम्यमर्वीधरस्थ - शि० १८।३८, हि० 
१।४५, कि० १७।५१ 3. तुल्यता 4. सामंजस्य 


5. अन्तराभाव, निष्पक्षपातिता, 
साम्यं स्थितम्‌ मनः -भग० ५।१९ | 
साम्नाज्यम्‌ [सम्राज-|-ष्यञज्य ] . विश्व प्रभता, सावंभौम- 
राज्य--सा म्राज्यशंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्यथ च 
“उत्तर० ६।२३, रघु० ४॥५ 2. पूर्णाधिपत्य, प्रभत्व । 
साय: [सो-|-घञ्ा ] . अन्त, समाप्ति, अवसान 2. दिन 
की समाप्ति, संध्या 3. बाण । सम०--अहन्‌ (पुं०) 
(सायाह्व:) सांझ, संध्याकाल - भामि० २१५७ । 
सायकः [सो-|-ण्वुल| बाण - तत्साधक्ृतसन्धानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ - श० १।११ ८2. तलवार | सम०---पडख 
बाण का पंखीला भाग--सक्‍ताडुगुलिः सायकपुद्ध एव 
रघ० २।३१ । 
सायनम्‌ [सो-ल्यूट| किसी ग्रह की लंबाई (देज्ान्तर 
रेखा ) जो बासन्‍्ती-विषवीय बिन्द से भाषी 
जाती हैं । 
सायन्तन (वि०) (स्त्री०-नी) [सायम्‌--ट्यूल, तुट] 
संध्या-संबंधी, सायंकाल,-सा यन्तने सवनकमंणि संप्रवत्ते 
5० ३॥।२७ । 


सायम्‌ (अव्य०) [सो--अमु] सायंकाल के समय, -- प्रयता 
प्रातरन्वेतु सायं प्रत्यदब्रजेदपि---रघु० १॥९०। सम० 
काल: संध्या, सांस, मण्डनम्‌ . सूर्य का छिपना 
सूय,-संध्या 4, सायंकालीन झटपुटा 2. सायंकालीन 
प्राथना । 
सायिन्‌ (पुं०) [साय-+इन्‌ ] घुड़सवार । 
सायज्यम [सयज-ष्यञा | . घनिष्ठ मेल, समरूपता, 
लीनता विशेषतः देवता मे (म॒क्ति की चार अवबव- 
स्थाओं में से एक) 2. सादव्य, समानता । 


सार (वि०) [स-+घजञ , सार्‌-- अच्‌ वा) 4. आवश्यक 
2. सर्वोत्तम, उच्चतम, श्रेष्ठ--मद्रा ० १।१३ 3. वास्त- 
विक, सच्चा, असली 4. मज़बत, बलवान 35. ठोस 
पूर्णत: सिद्ध,-- र:,-रम्‌ (प्रथम चार अर्थों के अतिरिक्त 
सवंत्र पुं०)) [. सत्‌, सत्त्व--स्नहस्य तत्फलमसौ प्रण- 
पस्य सार: -७मा० १।९, असारे खल संसारे सारमेत- 
च्चतुष्टयम्‌, काश्यां वास: सतां सड़ो गंगांभः शंभसेव- 
नम-धम ० १४ 2. निचोड़, रस 3. मज्जा 4. वास्तविक 
सचाई, मख्यबिदु 5. व॒क्षों का रस, गोंद जसा कि 
खदिरसार या सज्जसार में 6. सारांश, संक्षेप, संक्षिप्त 
संग्रह 7. सामथ्यं, बल, शक्ति, ऊर्जा--झफसारं घरित्री- 
घरणक्षम च - कु० १।१७, रघ० २।७४ 8. पराक्रम, 
शोयं, साहस - रघ० ४॥७९ 9, दढ़ता, कठोरता 
0. धन, दोलत--रघध० ५१२६ 4. अमृत 2. ताज़ा 
मक्खन 43. हवा, वाय 4. मलाई, दही की मलाई 
5. रोग व6. मवाद, पीप 47. मल्य, श्रेष्ठता, उच्च 
तम प्रत्यक्षज्ञान 8. शतरंज का मोहरा 9. सोडे का 
बिना छना अंगाराम्लय क्त द्रव्य 20. अंग्रेजी के कलाई 


एऐकमत्य--यषां 


( ११०० ) 


मकक्‍्स ((/7785 ) नाम अलंकार से मिलता जलता 
एक अलंका र--उत्तरोत्तरम॒त्कर्षो भवेत्सार: परावधि 
-+काव्य १०, --रम 4. जल 2. योग्यता, औचित्य 
3. जंगल, झाड़-झंखाड 4. इस्पात, लोहा । सम० 
“-असार (वि०) मूल्यवान्‌ और निर्मुल्य, मज़बत 
और दुबंल, (-रम्‌ ). मूल्य और निर्मल्‍्यता 2. मल- 
पदार्थ और रिक्तता 3. सामथ्यं और कमज़ोर, 
चन्दन की लकड़ी,- - ग्रीव:ः शिव जी का नाम, जम 
ताज़ा मक्खन,---तरः केले का पेड, दा 4. सरस्वती 
का नाम 2. दुर्गा का नाम,-द्रुभ:ः खर का पेड़, -भद्ध 
बल की हानिः--भाण्ड: . एक प्राकृतिक बतंन 
2. समान का गटठा, पण्यसामग्री 3. उपकरण,--लोहम्‌ 
इस्पात । 

सारधम्‌ [सरघाभि: निवंत्तम्‌--अण | मध, शहद । 

सारड्रग (वि०) (स्त्री ०-गी) [स+अद्भाच--अण | चित- 
कबरा, रंगबिरंगा, _ गः . रंगबिरंगा रंग 2. चित्र- 
मग, कुरंग-एष राजेव दुष्यन्त: सारज्रणातिरहसा-श ० 
१।५ 3. हरिण - सारड्भास्ते जललवम्‌चः सूचयिष्यन्ति 
मागम्‌ - मेघ० २० (यहाँ हाथी या 'भ्रमर' के 
बजाय यही अथे लेना ठीक हैं) 4. सिंह 5. हाथी 
6. भौंरा 77 कोयलू 8. सारस 9. राजहंस 0 मोर 
!. छतरी 42. बादल ॥3. परिधान 44. बाल 
5. शंख 6. शिव का नाम 7 कामदेव 8. कमल, 
9. कपूर 20. धनष 2. चन्दन 22. एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र 23. आभूषण 24. सोना 25. पृथ्वी 26. रात 
7. प्रकाश । रे 

साराड्िकः | सारड्धं हन्ति--ठक ] बहेलिया, चिड़ीमार । 

सारड्री [ सारद्भ +डीप ] !. एक प्रकार का वाययंत्र, 
सितार, वायलिन 2. चित्तीदार हरिण । 

सारण (वि०) (स्त्री०--णी) [ स+णिच्‌-+ल्यट | 
भजना, बहाना,--णः !. पेचिस 2. पंवदी बेर,--णम 
एक प्रकार का गन्धद्रव्य । 

सारणा [ स+णिच-+यच्‌-+टाप | धात्बनुओं की विशेष 
कर पारे की एक प्रकार की प्रक्रिया । 

सारणि:, -णी (स्त्री०) [ स+णिच्‌-- अनि--पक्षे 
डीष्‌ ] !. नहर, नाली, पतनाला, जलमागग 2. एक 
छोटी नदी । 

सारण्ड: [ स+णिच्‌ -|-अण्ड ] सॉप का अण्डा । 

सारतः (अव्य०) [ सार+तसिल | . धन के अनुसार 
2, बलपूबंक । 

सारथिः [ स+अधिण सह रथंन सरथः घोटकः तत्र 
नियक्तः इज्ा वा ] . रथवान- स श्ञापो न त्वया 
राजन न च सारथिना श्रत:---रघ्‌० १।७८, मातकि- 
सारथिययों - ३६७ 2. साथी, सहायक--रघधु ० ३। 
३७ 3. सम॒द्र । 


सारथ्यम [ सारथि-ष्यञा | रथवान्‌ का पद, गाड़ीवान्‌ 
का पद । 

सारमेयः [सरमा+ढक | कुत्ता,--यो [ सारमेय--छीप ] 
कृतिया । 

सारल्यम्‌ [ सरल-+ष्यण] ] सरलता (आलं० से भी) 
सीधापन, ईमानदारी, खरापन । 

सारवत्‌ (वि०) [ सार+मतुप्‌ | 4. तत्त्वयवक्त 2. उप- 
जाऊ 3. रसीला 

सारस (वि०) (स्त्री--सी) [ सरस इदम्‌ अण्‌ ] सरोवर 
सबन्धी, - काव्या० ३।१४ नलकोद० २।४०,--सः 
. सारस, (कुछ विद्वानों के अनुसार 'हंस' )--विभि- 
द्यमाना विससार सारसानदस्य तीरेष तरज्भसंहति 

कि० ८।३१, शि० ६७५, १२।४४, मेघ० २१, 

रघु० १।४१ 2. पक्षी 3. चन्द्रमा---सम्‌ 4. कमल 
2. स्त्री की तगड़ी । 


सारस (स) नम [सार--सन्‌--अच्‌ ) . तगड़ी, करधनी 
-सारशनं महानहि:--कि० १८।३२ 2. सनिक पेटी 

सारस्वत (वि०) ((स्त्री०- ती) [ सरस्वती देवतास्य, 
सरस्वत्या इदं वा अण | . सरस्वती देवी से संबद्ध 
2. सरस्वती नदी से संबंध रखने वाला--क्ृत्वा 
तासामभिगममपाम्‌ सौम्य सारस्वतीनाम्‌ --मेघ ० 
४९ 3. वाकपट्‌, - तः . सरस्वती नदी के आस पास 
का प्रदेश 2. ब्राह्मण जाति का एक भेद 3. बिल्वदंड, 


--ताः (पुं० ब० व०) सारस्वत देश के निवासी, 
ऊ5तम भाषण, वाकपट्ता,--श्वद्भारसारस्वतम्‌ 
>गीत० १२ । 


सारालः [| सार+-आ-ला-+क | तिल का पौधा 

सारिः.--री (स्त्री०) [ स-+-इण्‌ | 4. शतरंज का मोहरा 
गोट 2. एक प्रकार का पक्षी । सम०-- फलूक: शत- 
रंज खेलने की बिसात । 

सारिका [ सरति गच्छति--स्‌+पण्वुरलू+टापू, इत्वम्‌ | 
एक प्रकार का पक्षी, मंता--आत्मनो मखदोषेण 
बध्यन्ते शकसारिका:-- सभा०, सारिकां पञ्जरस्थाम्‌ 
>मेघ० ८५ । 

सारिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) | स+णिनि | ।. जाने 
वाला, सहारा लेन वाला 2. तत्त्ववक्त, सारवान । 

सारूप्यम [ सरूप-+ष्यजा ] 4. रूप की समता, समा- 
नता, सादृश्य, सरूपता, मिलना-जलूना--मा० ५ 
2. देव मे लीनता (मक्ति की चार अवस्थाओं में से 
एक ) 3. (नाटकों में) रूपसादश्यजन्य भ्रम में किया 
जान वाला (क्रोधादि) व्यवहार- सा० द० ४६४ 
4. किसी पदार्थ को या उससे मिलती जलती सूरत 
को देख कर आइचय । 

सारोष्ट्रिक: | सार: श्रष्ठः उष्ट्रो यत्र, सारोष्ट्र: देशभेद 
तत्र भव:--सारोष्ट्र/-ठक | एक प्रकार का विष । 


( ११०१ ) 


सागेल ( वि० ) | सह अगेलेन +ब० स० | रोका हआ, 
अवरुद्ध, अड़चन वाला--रघ० १॥७९ । 
साव॑ (धि०) [ सह अर्थन-ब० स० ] 4. अथयुकत, सार्थक 
2. सोहर्य 3. समानाथक, समानाशय 2. उपयोगी 
कामलायक 5. धनवान, दौलतमंद, मालदार,--थः 
], घनवान पुरुष 2. सौदागरों की टोली, व्यापारियों 
का दल - सार्थाः स्वर स्वकीयष चेरुवश्म स्विवाद्रिष 
--रघ० १७।६४, दे० साथंवाह 3. दल 4. लहंडा 
रेवड़ (एक ही जाति के जानवरों का )-अथ कदाचित्त- 
रितस्ततो भ्रम-्द्गरिः सार्थाद्‌ भ्रष्ट: कथनको नामोष्ट्रो 
दृष्ट:-- पंच० १ 5. संचय, संग्रह---अधथिसाथे:-पंज्च ० 
१, त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धीयते कामिजनसार्थ:-श० ३ 
6. तीथंयात्रियों की टोली में से एक । सम०--ज 
काफले में पछा हुआ,-वाहः काफले का नेता, व्यापारी, 
सोदागर - श० ६ ॥ 
सार्थक (वि०) [ सह अर्थेन--ब० स० कप्‌ |] . अर्थयुकत, 
अथपूर्ण 2. उपयोगी, कॉमचलाऊ, लाभदायक । 
साथंवत्‌ (वि०) [साथ-+मतुप्‌ ] !. अर्थयक्त, अथपूर्ण 
2. बहुत साथियों से यक्‍त । 
साथिकः [ सार्थ +ठक ] व्यापारी, सौदागर । 
सादर (मि०) [ सह आद्रण--ब० स० ] गीला, भीगा, तर, 
सीला । 
सा (वि०) [ सह अर्धेंन--ब० स० ] जिसमें आधा बढ़ा 
हुआ हो, जिसमें आघा जूड़ा हुआ हो, जिसमे आधा 
अधिक हो---'साघंशतम आदि । 
सार्धम्‌ (अव्य०) [ सह+ऋषघ--अम्‌ ] साथ-साथ, के 
साथ, के साथ में (करण० के साथ )-वनं मया साधं- 
मसि प्रपन्न--रघ्‌ू० १४।६८, मनु० ४।४३, भट्टि 
६।२६, मेघ० ८९ । 
सापंः (प्यं:) [ सर्पो देवता5स्य- सप--अण्‌, ष्यव्य वा | 
आरलेषा नाम का नक्षत्रपुज । 
सापिष (वि०) (स्त्री०-थी ), सापिष्क ( 
-“की ) [ सपिस-- अण्‌, ठक्‌ वा ] घी 
घी मिश्रित । 


सार्वकासिक (वि०) ट((स्त्री०-को) [६ सर्वकाम -+-ठक | 
प्रत्येक इच्छा को शान्त करने वाला, समस्त कामनाओं 
को पूरा करने वाला - कि० १८।२५ । 

सावकालिक (वि०) (स्त्री०--को ) [ सर्वेकाल-- ठक ] 
नित्य, शाइवत, सदेव रहने वाला । 

सार्वजनिक (वि०) (स्त्री०--को) सार्वजनोीन (वि०) 
(स्त्री०--नी) [ सर्वजन-)- ठक्‌, खज्म्‌ वा ] सवंजन 
व्यापक, विश्वव्यापी, स्वेंस!धा रण संबंधी । 

सावेज्ञम [ सर्वेज्ञ|अण्‌ | सर्वज्ञता, सब कुछ जानना । 

सावेत्रिक (वि०) (स्त्री०--को) [ सर्वत्र+ठक | प्रत्यंक 
स्थान का, सामान्य, सब स्थानों या परिस्थितियों से 


) (स्त्री० 
तला हुआ, 


संबंध रखने वाला-जसा कि सावंत्रिको नियम:, में । 

सावंधातुक (वि०) ((्त्री०- की) [ सवधातु-|-ठक | 
संपर्ण घातुओं में व्यवहृत दहीने वाला, गण विकरण 
लगाने के पश्चात धातु के समस्त रूप में घटने वाला 
अर्थात चार गण और चार लकारों के साथ प्रयक्त 
होने वाला, कम्‌ चार लकारों (लट, लोट, लड़ 
लिझू) के तिडादि प्रत्यय (या लिट तथा आशीलिड 
को छोड़ कर ओर सभी लकारों के विभक्तिचिद्ध 
और 'श॒ ध्वनि से प्रकट होने वाले विकरण) 

सावंभाौतिक (वि०) ((स्त्री०-को) [ सवंभूत--ठक | 
[. सभी मलतत्त्वों या प्राणियों से संबंध रखने वाला 
2. सभी जीवधारी जन्‍्तुओं से यक्‍त । 

सावभोम (वि०) ((्त्री०--भोी) [ सर्वभूमि-- अण ] 
समस्त घरती से संबद्ध या यकत, विश्वव्यापी,--मः 
8. सम्राट, चक्रवर्ती राजा-नाज्ञाभंगं सहन्ते नृवर 
नपतयस्त्वादशा! सावभोमा: - म॒द्रा० २।२२ 2. कुबर 
को दिशा, उत्तर दिशा का दिक्‍कुञज्जर । 


सार्वलीकिक (वि०) (स्त्री०-को) [सवल्ोक-- ठज्य ] सब 
लोकों का ज्ञात, समस्त संसार में व्याप्त, सावंजनिक, 
विश्यपापरी--अनुरागप्रवादस्तु वत्सयो: सार्वलौकिकः 
-- मा० १।१३। 

सार्वबवणिक (वि० ) (स्त्री ०-को ) [सर्ववर्ण+ ठक ] [. प्रत्यंक 
प्रकार का, हर तरह का 2. प्रत्यक जातिया वें 
से सम्बन्ध रखनवाला । 

सार्वविभक्तिक (वि० ) (स्त्री ०-को ) [स्व विभक्ति +ठज्_] 
किसी शब्द की सभी विभक्तियों में घटन वाला, सभी 
विभक्तियों से सबद्ध । 

सा्यवेदसः [सवंवेदस-+अण | जो किसी यज्ञ या अन्य 
पुण्यकायं में अपना समस्त घन दे देता हूं । 

सावंवं दः [सवंचेद | ष्यव्ग ] सभी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण । 

साथंप (वि०) (स्त्री०-पोी) [सर्षप-+अण्‌] सरसों का 
बना हुआ, पम्‌ सरसों का तेल। 


साध्टि (वि०) समान स्थान, दशा, या पद से यकक्‍त समान 
अधिकार रखन वाला । 

साष्टिता [साष्टि+-तल-|-टाप्‌ू] 7. पद अधिकार व अव- 
स्‍्थाओं में समानता 2. शक्ति में तथा अन्य विशेषताओं 
में परमात्मा से समानता, मुक्ति की चार अवस्थाओं 
में से अन्तिम अवस्था ब्रह्यादो ब्रह्मस्राष्टितां (प्रा- 
प्नोति )- मनु० ४।२३२ । 

साथध्टयम [साप्टि+-ष्यञा ] चौथ दर्जे की मक्ति । 

सालः [सल--घणा | !. एक वक्ष का नाम, या उसकी 
राल 2. वक्ष--यथा “कल्प्साल 'रसाहूसाल' में 
3. किसी भवन की चारदिवारी या फसील, परकोटा 
4. भीत, दीवार 5. एक प्रकार की मछली (समासों 
के लिए देखो 'शाल' के अन्तगंत ) । 


( ११०२ ) 


सालनः [सल--णिच्‌ --ल्‍्यूद ] साल वक्ष की राल । 

साल: [साल: प्राकारोइस्ति अस्याः--साल--अच्‌ --ठाप्‌ | 
4. दीवार, फसील 2. घर, मकान--दे० शाला 
सम०--करी . घर, में कार्य करने वाला 2. बन्दी 
(विशेष कर वह जो युद्ध में पकड़ लिया गया हो ) 

बकः दे० 'शालावक । 

सालारस |साला--ऋ--अण] दीवार मे गड़ी खूंटी 
'ब्रकेट । 

सालरः [सल--उरच, णित्त्व, वद्धि] मंढक, दे० 'शालूर । 

सालेयम [साला--ढक | सोआ, मेथी दे० 'शालेय । 

सालोक्यम [समानो लोको5स्य--व० स० सलोक-+घष्यञ्म_| 
. उसी लोक या संसार में दूसरे के साथ रहना 2. उसी 
स्वगं में किसी देवता के साथ रहना । 

साल्वः [साल्व--अण | १. एक देश का नाम, उसके निवा- 

सियों का नाम (इस अथ में ब० व०) 2. एक राक्षस 

का नाम जिसको विष्ण ने मार गिराया था। सम० 

--हन्‌ (पुं०) विष्ण का विशेषण । 


साल्बिकः [साल्व-+ठक्‌ ] सारिका नामक पक्षी, मना । 

सावः [सु+घजञ्न | तपण । 

सावक (वि०) (स्त्री०-बिका) [सु+ण्वुल] उत्पादक, 
जन्म देने वाला, प्रसवसम्बन्धी, कः जानवर का बच्चा 
(दे० 'शावक ) । 

सावकाश (वि०) |सह अवकाशेन -ब० स०] जिसको 
अवकाद हो, अवकाश वाला, खाली,-- शम्‌ (अव्य० ) 
अवकाश पाकर, अपनी सुविधान्‌कल । 

सावग्रह (वि०) [अवग्रहेण सह--ब० स०] “अवग्रह 
चिह्न से यक्‍त । 

सावज्ञ (वि०) [सह अवज्ञया ब० स० ] घृणा करने वाला 
तिरस्कारपूर्ण, अपमान अनुभव करने वाला । 

सावचद्यम [अवद्यन सह--ब० स०] संन्यासी के द्वारा प्राप्य । 


सावधान (वि०) [ अवधानंन सह ब० स० ] ॥. ध्यान 
देने वाला, दत्तचित्त, सचेत, ख़बरदार 2. चौकस 
3. परिश्रमी, _ नम (अव्य०) सावधानता से, ध्यान 
पूर्वक, चौकस होकर । 

सावधि (वि०) [ सह अवांधना ब० स० ] सीमायुकत, 
सीमित, समापिका, परिभाषित, सीमाबद्ध -- सावधि 
स्तोयराशिस्ते यद्योराशेस्तु नावधि: सुभा० । 

सावन (वि०) (स्त्री०--नी) | सवन--अण्‌ ] तीनों 
सवनों से यक्‍त या संबद्ध,-- नः !. यजमान, जो यज्ञ 
में पुरोहितों का वरण करता. हूँ 2. यज्ञ का उपसहार, 
वह संस्कार जिसके द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाती 
ह 3. वरुण का नाम 4. तीस सौरदिवस का मास 

सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन 6. विशेष 

वर्ष । 

साघयव (वि०) [ सह अवयवेन ब० स० ] भागों या 


अंगों से बना हुआ--सावयवत्वे चानित्यप्रसद्भ: न 
ह्यविद्याकल्पितिन रूपभेदेन सावयव॑ वस्तु सपच्यते 
-- शारी० । 

सावर: [| सवरेण निवेत्तः अण ] 4. दोष, अपराध 
2. पाप, दुष्टता, जुम 3. लोघ् वृक्ष । 

सावरण (वि०) [ सह आवरणंन--ब० स० | 4. गृढ़ 
ग॒प्त, रहस्य 2. ढका हुआ, बन्द । 

सावर्ण (वि०) (स्त्री ०--र्णों) [ सवर्ण--अण | एक ही 
रंग का, एक ही जाति का, एक ही रंग या जाति से 
संबद्ध,--णं: आठवें मन का मातृपरक नाम, दे० 
सार्वाण । सम०  लरूक्ष्यम . एक ही*रंग या जाति का 
चिह्न 2 त्वचा, खाल । 

सार्वाण: | सवर्णा ---इच्न ] आठवें मनु का मातृपरक नाम 
(सूर्य की पत्नी सवर्णा से उत्पन्न ) 


सावष्यंभ[ सवर्ण--ष्यञा ] 4. रंग की एकता 2. किसी 
श्रेणी या जाति की एकता 3. आठवें मन द्वारा अधि- 
ष्ठित मन्वन्तर । 

सावलेप (वि०) [ सह अवलेपेन ] अभिमानपूर्ण, घमंडी, 

हेकड़वान, - पस््‌ ( अव्य०) घमंड से, हेकड़ी के साथ, 

अहंकारपूर्व क । 

सावशेष (वि०) [ सह अवशेषेण-ब० स० ] 4. अव- 
शिष्ट से यक्‍त, जिसम॑ कुछ बाक़ी बचे 2. अपूण 
अध्रा, असमाप्त । 

सावष्टम्भ (वि०) [सह अवष्टम्भेन--ब० स० ] . घमंडी 
प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट, शानदार 2. साहसी, दृढ़निश्चयी 
3. दढ़ता से पूर्ण, . भम्‌ (अव्य० ) दृढ़निशंचय के साथ, 
दढ़तापू्व क, साहस के साथ । 

सावहेल (वि०) [ सह अवहेलया ब० स० | तिरस्कार- 
पूर्ण निरादर करने वाला, घृणा करते वाला,-- रूम 
(अव्य०) निरादर के साथ, घृणापूवंक । 


साविका [ स्‌ू+ण्वुल--टाप्‌, इत्वम्‌ ] दाई, प्रसव के समय 
प्रसुता की देखभाल करने वाली 

सावित्र (वि०) (स्त्री०--त्री) [ संवित्‌ृ--अण्‌ | . सूय 
संबंधी 2. सूय की संतान, सूर्यवंश से संबद्ध, (राजाओं 
के )--यत्सावित्रदीपितं भूमिपाल:- उत्तर० १॥४२ 
3. गायत्री मंत्र से युक्त, - हर: 4. सूय 2. भ्रण, गर्भ 
3. ब्राह्मण 4. शिव का विशेषण 5. कण का विशेषण, 
--त्रम॒ यज्ञोपवीत संस्कार (इसका “सावित्रम नाम 
इसी लिए पड़ा कि इस संस्कार में मरूयरूप से गायत्री 
मंत्र का जाप करना पड़ता है, उसी समय यज्ञोपवीत 
घारण किया जाता है । 

सावित्री [साथित्र--डीए] 4. प्रकाश की किरण 2. ऋग्वेद 
का एक प्रसिद्ध मंत्र (इसका नाम 'सावित्र सू्य को संबो- 
धित करने के कारण पड़ा) इसे गायत्री भी कहते हैं । 
अधिक जानकारी के लिए दे० “गायत्री 3. यज्ञोपवीत 


( ११०३ ) 


संस्कार 4. ब्राह्मण की पत्नी 5. पावंती 6. कश्यप की 
पत्नी 7. शाल्वदेश के राजा सत्यवान्‌ की पत्नी 
(सावित्री राजा अश्वपति की एकमात्र सन्तान थी । 
वह इतनी सुन्दर थी कि वे सब वर जो उसे पाने की 
इच्छा से वहाँ आय उसकी अभिराम कान्‍्ति से इतने 
चकित हुए कि वापिस ही लौट गये । विवाह योग्य 
अवस्था होने पर सावित्री को वर न मिल सका। 
अन्त म उसके पिता न उसे कहा कि अब तुम स्वयं 
जाओ और अपनी इच्छा के अनसार वर ढूंढो । सावित्री 
ने वसा ही किया, ओर वर चन कर वह पिता के 
पास वापिस आई और कहने रूुगी कि मेंने शाल्व 
देश के राजा द्यमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को चन लिया 
है । राजा द्यमत्सेन उन दिनों अपने राज्य से निकाल 
दिये गय थे-वे अपनी सहर्धामणी समेत अब वानप्रस्थ 
जीवन बिता रहे थ। नारद म॒नि भी घमते हुए 
उस समय आ गये थ, जब उन्होंने सुना तो राजा 
अश्वपति तथा सावित्री को कहा कि मझे तम्हारे 
चनाव पर खंद ह, क्योंकि यद्यपि सत्यवान सब प्रकार 


से तुम्हारे योग्य ह॑. परन्तु उसकी आय अब केवल एक 
वंष और बाकी हूं, अतः: उसको चनना जीवन भर 
के लिए वधव्य तथा कष्ट का भार लेता है । उसके 
मातापिता ने उसके मन को बदलने का घोर प्रयत्न 
किया परन्तु उस उच्चात्मा सावित्री ने कहा कि मेरा 
निश्चय अब नही बदल सकता । तदनसार समय 
पर उसका विवाह सत्यवान से हो गया । विवाह के 
पदचात्‌ सावित्री ने अपना सब राजसी ठाठबाट, बहु- 
मूल्य आभूषण तथा वस्त्रादिक उतार दिये और अपने 
बढ़ सास-ससुर की सेवा करने लगी। यद्यपि बाहर 
से उसकी मख-मद्रा से कुछ प्रकट न होता था, वह 
प्रसन्न ही रहती थी। परन्तु वह नारद के वचन 
अभी तक नहीं भूली थी। उसे दिन बीतते देर न 
लगी। और अन्त में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जिस 
दिन सत्यवान्‌ का प्राणान्त होना था निकट आ 
गया । उसने मन में सोचा कि अभी तीन दिन और 


बाक़ी हें, इन तीनों दिन में कठोर ब्रत साघन करूंगी । 
उसने व्रत किया और चौथे दिन जब सत्यवान्‌ यज्ञ 
की समिधाएँ लेने के लिए जंगल जाने को तेयार हुआ 
तो सावित्री भी उसके साथ साथ गई । कुछ समिधाएँ 
एकत्र करने के पश्चात्‌ सत्यवान्‌ थक कर बठ गया । 
और अपना सिर सावित्री को छाती पर रख कर सो 
गया । उसी समय यमराज आया ओर सत्यवान्‌ की 
आत्मा को लेकर दक्षिण की . ओर चल दिया। 
सावित्री नें यह सब देखा और यमराज का पीछा 
किया । यमराज ने सावित्री को बताया कि सत्यवान 
की आय समाप्त हो चकी ह। परन्तु पतिब्रता 


सावित्री ने यमराज से एसे करुण स्वर में प्रार्थना की 
. कि यमराज ने उसे सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़ कर 
और कोई वर मांगने के लिए कहा। सावित्री की 
अनन्य भक्ति एब्रं पातिन्नत धर्म पर मग्ध होकर अन्त 
में यमराज न॑ सत्यवान के प्राण भी लोटा दिये । वह 
प्रसन्न होकर वापिस आई और देखा कि सत्यवान मानों 
गहरी निद्रा से जाग गया हैं । उसने सत्यवान्‌ को 
सारी घटना बता दी। तथा वे दोनों आश्रम में 
वापिस आ गये। शीघ्र ही उसके इवसुर द्य॒मत्सेन 
ने यमराज के द्वारा दिय गय बरों का फल पाया । 
सावित्री पातिब्रत धर्म का उच्चतम आदश मानी 
जाती हे । बड़ी बढ़ी स्त्रियां आज भी विवाहित 
तरुणी को आशीर्वाद (जन्मसावित्री भव) देती हैं 
तथा उसके सामने सावित्री का आदश प्रा करने के 
लिए उसका उदाहरण रखती हें) । सम० -पतित, 
परिश्रष्ट पहले तीनों वर्णों मं से किसी एक वर्ण का 
पुरुष जिसका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ 
हो, तु० ब्रात्य ब्रतम ज्यष्ठमास के शकलपक्ष के 
अन्तिम तीन दिनों का ब्रत जिसे आये ललनाएँ विशेष 
रूप से वंधव्य से बचने के लिए रखती हूं । 


साविष्कार (वि०) [ सह आविष्कारेण--ब० 
4. घमंडी, अहंकार 2. प्रकट । 

सादांस (वि०) [ सह आशंसया -ब० स० | कामना और 
उत्कण्ठा से पूर्ण, इच्छूक, आशावान, प्रत्याशी,--सम्‌ 
(अव्य०) कामना पूवक, आशा से । 

सादडूः (वि०) [ सह आशद्ूूया--ब० स० |] डर अनुभव 
करने वाला, आशंका करने वाला, डरा हुआ, चकित । 

साशयन्दकः (पं०) एक छोटी छिपकली । 

साशकः (पृ०) गलकंबल, सास्‍्ना । 

सादचर्य (व०) [ सह आइचयण _ ब० स० | . आश्चय 
जनक, विलक्षण 2. आइचयंचकित, -- येम॒ (अव्य० ) 
आइरचये के साथ, अदुभत प्रकार से । 

साशभ्र (स्र) (वि०) [सह अश्रेण-] . कोन या किनारों से 
यक्‍त, कोणदार 2. आँसू से भरा हुआ, रोता हुआ । 

साश्रुधी [साश्र ध्यायति -साश्रु --ध्य --क्विप्‌, संप्रसारण ] 
सास, पति या पत्नी की माता । 

साष्टाड्रम (अव्य०) [ सह अष्टाडु: -ब० स० | लंबा 
दण्डवत्‌ लेट कर (शरीर के आठ अंगों से पृथ्वी को 
छुकर--दे० “अष्टन्‌' के अन्तगंत “अष्टांग प्रमाण ) 

सास (वि०) [ सह आसेन | धनुर्घारी--कि० १५॥५ । 

सासुस्‌ (वि०) बाण धारण करने वाला--कि० १५॥५ । 

सासूय (वि०) [ सह असूयया | डाह करन वाला, ईरष्याल 
तिरस्कारपूर्ण,-यम्‌ (अव्य ०) डाह के साथ, रोषपूव॑क 
तिरस्कार के साथ --श ० २॥२ 

सास्ना [ सस-|- न, णित्‌ वृद्धि ] गाय या बेल का गल- 


स० | 


(| (११०४ ]) 


कम्बल,--गो: सास्नादिमत्त्वं लक्षणम-तक ०, रोमन्थ- 
मन्थरचलद्गुरुसास्नमासांचक्रे निमीलदलसेक्षणमोक्षकेण 
>-शि० ५६२ । 

साहचर्यंम [ सहचर -+- ष्यण ]साथ, साथीपना, साथ रहना, 
साथ साथ बसना, सहवरतिता कि न स्मरसि यदेकत्र 
नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगनतवासिनां साहचयमासीत 
--मा० १, कु० ३।२१, रघ० १६।८७, वेणी ० १।२०, 
शि० १५२४ । 

साहनम्‌ [ सह +णिच्‌-+-ल्यट ] सहन करना, भगतना । 

साहसम [| सहसा बलेन निवृत्तम्‌ अण्‌ ] १. प्रचण्डता, बल 
लटखसोट-मनठ ७।४८, ८।६ 2. कोई भी घीर 
अपराध (जैसे कि डाका, बलात्कार, लट-खसोट 
आदि महापातक ), जघन्य अपराघ, अग्रधषंणपरक 
काय 3. करता, अत्याचार- शि० ९।५९ 4. हिम्मत, 
दिलेरी, उग्र शीय--साहसे श्री: प्रतिवसति--म॒च्छ ० 
5. साहसिकता, उतावल्‍हापन, औओऔद्धत्य, अधिमद्य- 
कारिता, साहसिक कार्य--तदपि साहसाभासम्‌ मा० 
२, किमपरमतो निव्यढ यत्करापंणगसाहसम्‌ - ९।१०, 
कि० ९७।४२ 6. सजा, दण्ड, जुर्माना (इस अर्थ में 
प्‌ूं० भी), दे० मन ० ८।१३८, याज्ञ ० १६६, ३६५ । 
सम०--अड्ूः . राजा विक्रमादित्य का विशेषण 

एक कवि का धविशेषण 3. एक कोशकार का विशे- 

पण,-- अध्यवसायिन्‌ (धि०) उतावली या जल्दबाजी 
करने वाला, ऐकरसिक (वि०) नितात्त प्रचण्डता 
पर तुला हुआ, भीषण, कर, कारिन (वि०) . दिलेर, 
बेघड़क 2. जल्दबाज, अधिवेकी, छाञ्छन (वि०) 
जिसमें साहस परिचायक के रूप हों । 


साहसिक (थि०) (स्त्री० ) [ साहसे प्रसतः ठक | 
4. बहुत अधिक ज्ञोर लगाने वाला, न्‌शंस, प्रचण्ड 
उत्पीडक, क्र, लट-खसोट करने वाला 2. हिम्मती 
दिलेर, निर्भीक, विचारशन्य, उद्धत-न सहास्मि 
सांहसमंसाहिकी शि० ९।५९, केचित्त साहसिकास्त्रि- 
लोचनमिति: पेठ:--कु० ३।४४ पर मल्लि० 3. दण्ड- 
म्‌लक, दण्डात्मक,--कः . हिम्मतवर, दिलेर, उद्यमी 
पंच० ५॥३१ 2. आतंतायी, भयंकर, भीषण -या 
किल विविधजीवोपहार प्रियति साहसिकानां प्रवाद 
--मा० १, साहसिक: खल्वेष:--६ 3. लटेरा, लट- 
मार करने वाला, डाक । 

साहसिन्‌ (वि०) [ साहस-+इनि ] . प्रचण्ड, उग्र, भीषण 

क्रर 2. हिम्मती, दिलेर, जल्दबाज़, आशकर्ता 

साहर्ल (धवि०) (स्त्री०--जत्री) [ सहख-+-अण |4. हजार 
से संबंध रखने वाला 2. हज़ार से यक्त 3. ए 
हजार में मोल लिया हुआ 4. प्रति हज्ञार दिया हुआ 

ब्याज आदि) 5. हज़ार गना,--सत्र:ः एक हज़ार 

सेनिकों की टुकड़ी,--खम्‌ एक हजार का समूह । 


साहायकम [सहाय--व॒ण ] 4. सहायता, साहाय्य, मदद 
-- सकुलोचितमिन्द्रस्य साहायकमृपेथिवान्‌ -- रघु० 
१७।५ 2. सहचरत्व, मंत्री, सौहाद 3. मित्रमंडली 
4. सटायक सेना 

साहाय्यम [सहाय-+ष्यञ्य ] 4. सहायता, मदद, सहकार 
2. सोहादं, मंत्री 

साहित्यम [सहित+पष्यञ्म ] 4. साहचय, भाईचारा, मेल- 
मिलाप, सहयोगिता 2. साहित्यिक या आलंकारिक 
रचना--साहित्यसड्रीत्तकलाधिहीन: साक्षात्पशु: पुच्छ- 
विषाणहीन:--भतं ० ३॥१२ 3. रीतिशास्त्र, काव्य- 
कला-विक्रमांक ० १।११, साहित्यदपंण आदि 4. किसी 
वस्तु के उत्पादन या सम्पन्नता के लिए सामग्री का 
संग्रह (संदिग्ध अथे ) । 

साह्मम [सह+ष्यञा ] 4. संयोजन, मेल, साहचय, सहयोग 
2. सहायता, मदद । सम० -कृत्‌ (पुं०) साथी । 

साह्यः [सह आअंद्वयन - ब० स०]| जानवरों की लडाई 
करा कर जुआ खलना । 

सि (स्वा० क्रया० उभ० सिनोति, सिनते; सिनाति 
सिनीते) 4. बांघना, कसना, जकड़ना 2. जाल में 
फंसना । 


सिहः [हिस--अच, पषो०] . शेर (कहा जाता हूँ कि 
इस शब्द की व्यत्पत्ति हिस्‌ धातु से हुई हं--तु० 
भरवेद्र्णागमाद्डस: सिहो वर्णविपयेयात्‌ -सिद्धा० ) 
--न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मगा:-सुभा० 
'सिंह' राशि का चिक्त 3. (समास के अन्त में 
प्रयक्‍्त ) सर्वोत्तम, श्रेणी में प्रमख, उदा ०--रघसिह, 
पुरुपसिह । सम० - अवलौकन्म्त शंर का पीछ मड़ 
कर देखना,--- न्‍्यायः सिहावलोकन का न्याय, वस्तु 
का प्रायः पूव॑वर्ती और पारवर्ती संबंध बतलाने के 
लिए प्रयक्त, व्याख्या के लिए "न्याय के अन्तगंत 
देखिए,--आसनम्‌ राजगद्टी, सम्मात का आसन, (नः) 
एक प्रकार का रतिबंघ,--आस्यः हाथों की विशेष 
स्थिति,-ग:ः शिव का विशेषण,--तलम्‌ अंजलि,---त ण्ड 
एक प्रकार की मछली, दंष्ट: शिव का विशेषण 
- दर्ष (थि०) शेर की भांति गर्वीला,--ध्वनि:-नादः 
. शेर की दहाड़ -कु० १।५६, मच्छ० ५॥२९ 
2. यद्ध-ध्वनि, लऊलकार,--द्वारम्‌ मुख्य दरवाज़ा,-याना 
रथा पावती देवी, लोलः एक प्रकार का संभोग, 
-- बाहनः शिव का विशेषण,--संहनन (वि०) 4. शर 
की भांति मज़बत 2. सुन्दर, (-नम्‌) शेर का मार 
डालना । 
सिहलूम [सिहोउस्त्यस्य रूच ] 4. टिन 2. पीतऊकू 3. बल्क, 
वृक्ष की छाल 4. लडगद्वीप (प्राय-ब०व०)--सिहलेम्य 
प्रत्यागन्छता सिहलेश्वरदुहितु: फलकासादनम-रत्ना ०- 
१,लाः (पुं० ब० व०) लंका देशवासी लोग । 


( ११०५ ) 


सिहलकम्‌ [सहरू--कन्‌ | लंका का द्वीप 


सिहाणम्‌ (नम) [शिद्ध+आनच, पृषो० ] . लोहे का जंग 


2. नाक का मल | 
सिहिका [सिह--कन्‌ +टाप्‌, इत्वम ] राहु की माँ । सम० 
“-तनयः, पुत्रः--सुतः--सनः राहु के विशेषण । 
सिही [सिह --छीष | !. शेरनी 2. राहु की माता का नाम । 
सिकता [सिक--अतच्‌--टाप्‌] . रेतीली ज़मीन 2. रेत 
(प्राय: ब० व० में )--लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नत 
पीडयन्‌---भतं ० २।५ 3. बजरी, पथरी (एक रोग) 
सिकतिरू (वि०) [सिकता-+-इलच ] रेतीला,-भतं ० ३।३८। 
सिक्‍त (भू० क० कृ०) [सिच्‌+क्‍्त] (. छिड़का गया 
पानी से गीला किया गया 2. तर किया गया, गीला 
किया गया, भिगोया गया 3. गभित, दे० 'सिच । 


सिकथः [सिच्‌+-थक्‌] 4. उबले हुए चावल 2. भात का 
पिंड---भ्रासोदृग लितसिक्थन का हानि: करिणो भवेत्‌ 
>सुभा ०, क्‍्थसम्‌ . मधमक्खियों से बनाया गया 
मोम 2. नील । 

सिक्‍यम्‌ दे० शिक्यम्‌ । 

सिक्ष्य: (पुं०) स्फटिक, शीशा । 

सिद्डछ (घा) णम [शिक्ल+आनच्‌, पृषो०] !. नाक का 

.. मल 2. लोहे का जंग । 

सिड्धिणी [शिद्वन-णिनि+-छीपष्‌, पृषो ०] नाक । 

सिच (तुदा० उभ० सिचति-ते, सिक्‍त) (इकारान्त और 
उकारान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ सिच्‌ केस कोष हो 
जाता हैं) ।. छिड़कना, छोटी-छीटी बंदों में बखेरना 
>-भष्टि० १९।२३ 2. सींचना, तर करना, भिगोना 
गीला करना -मेघ० २६, मन ० ९२५५ 3. उदंलना 
उत्सजंन करना, निकालना, ढालना रघृ० १६।६६ 
4. भरना, बूंद-बूंद टपकाना, डालना--जाडच्ं घियो 
हँरति सिज्चति वाचि सत्यम्‌--भर्तं० २।२३ 5. उडल 
देना, प्रस्तुत करना -अन्यथा तिलोदक में सिज्चतम्‌ 
-श० ३, प्रेर० (सेचयति-ते) छिड़कवाना, इच्छा० 
(सिसिक्षति-ते) छिड़कने की इच्छा करना, अभि -., 
। छिड़कना, उडेलना, सींचना, गीला करना 
वौछार करना (आलं० से भी )---अथ वपुरभिषक्त्‌ 
तास्तदाम्भोभिरीष: - शि० ७।७५, भट्टि० ६।२१, 
१५१३ 2. लेप करना, संस्कारित करना, नियत करना 
(सिर पर जल के छींट देकर) मकुट पहनाना, राज्या- 
भिषेक करना, पदासीन करना--अग्निवर्णमभिषिच्य 
राघवः सवे पदे -रघु० १९१, १७१३, विक्रम० 
५।२३ (प्रेर०) ताज पहनना, राजगद्दी पर बिठाना, 
आ---, छिड़कना (प्रेर०) छिड़कवाना, उडलवाना 
--तप्तमासेचयत्तेल वकत्रे श्रोत्रे च पाथिवः मन्‌० 
८।२७२, उद्‌-, छिनकना, उडलना, फलाना (कमंवा०) 
. तेज प्रवाहित होना, झाग उगलना, ऊपर की ओर 


१२९ 


कक: छ फ़ ---2७ प्यास: न ॥र----------. ड..धाुचया..धाका 


०्ग्ग्गूहग्गाहा गाया... ........ुुुतुु.जा |. 


िनननननननननननााा--गनगनीतथदथणऊदणतत।।।' «मम 
न्न्न न्म््ॉन्‍नतनताओत 


"गा "या... हा... आधा... -...लनल०-..-----ा..........-.... भा धान तक 32 2-33 -+--ाा..-"-"- आए, 


फंका जाना 2. फल जाना, उन्नत होना, अहंकार 
यक्‍त होना न तस्योत्सिषिचे मनः---रघ० १७।४३ 
3. बाधित होना--मनु० ८।७२, (प्रेर०) घमंड से 
भरना, नि , छिड़कना, उडेलना, ऊपर डाल देना 
अन्दर डालना रघ० ३।२६, श० ४१३, कु० २।५७ 
2. गर्भवक्‍त करना--निषिञज्चन्मा धवीमेतां लतां कौन्दीं 
च नतंयनू विक्रम० २॥४, (यहां पहला अथ भी 
अभिप्रेत है ), परि-छिड़कना, उडेलना । 

सिठ्चयः [सच्‌-+-अयच्‌, कित्‌ ] वस्त्र, कपड़ा । 


सिड्चिता [सच--इतच्‌, पृषो ० ] पीपलामूल । 
सिज्जा [--शिज्जा, पृषो०] धातु के बने आभूषणों की 


झभझंनकार । 


सिड्जितम्‌ ["-शिड्जित, पृषो०] झनझनाहट, झनकार 


--आदित्सुभिनूपुरसिड्जितानि--कु० १३४, विक्रम ० 


४॥१४ | 


सिट (म्वा० पर० सेटति) अवज्ञा करना, घृणा करना । 


सित (वि०) [सो (सि)+क्‍क्त] (. सफेद 2. बंधा हुआ 
कसा हुआ, जकड़ा हुआ, बड़ी पड़ा हुआ 3. घिरा 
हुआ 4. अवसित, समाप्त, -- तः . सफद रंग 2. चान्ब्र- 
मास का शक्ल पक्ष 3. श॒क्रग्रह 4. बाण,-सस्त . चाँदी 
2. चन्दन 3. मूली । सम० अप्र: काँटा,--अपाड्ु 
मोर,--अशभ्नः,/--अभ्यम॒ कप्र, - अम्बरः इवेतवस्त्रधारी 
न्यासी, - अर्जंक:ः सफेद तुलसी, अद्बः अर्जुन का 
विशेषण, असित बलराम का विशेषण, आदवि राब 
गड़, आलिका कोकला, सितुही, - इतर (वि०) जो 
रेत न हो अर्थात्‌ काला,--उद्धवम सफेद चन्दन 

उपलः स्फटिक,-- उपला मिस्री, चीनी,--कर 
. चन्द्रमा 2. कपूर, धातु: चाक, खड़िया, . रश्मि 
चाँद, - वाजिन्‌ (पुं०) अर्जुन का नाम,-- शर्करा चीनी 
--शिम्बिकः गहें,--शिवम संधा नमक,--शकः जो 


सिता | सित-+-८ापू| चीनी, ब्क्कर,--पित्तन दूने रसने 


सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस--ने ० ३।९४, भामि० 
४१३ 2. ज्योत्स्ना 3. मनोरमा स्त्री 4. मदिरा 
5. सफेद दूब 6. चमेली, बेला । 
सिति (वि०) [सो+क्तिच]| 4. सफेद 2. काला,-तिः 
सफेद या काला रंग। सम०-कण्ठ,-वासस्‌ दे० 
शितिकंठ, शितिवासस । 
सिद्ध (भू० क० कृ०) [| सिघ+कक्‍्त ] . सम्पन्न, कार्या- 
न्वित, अनुष्ठित, अवाप्त, पूर्ण 2. प्राप्त, उपलब्ध 
अवाप्त 3. कामयाब, सफल 4. बसा हुआ, स्थापित 
नंसमगिकी सुरभिण: कुसुमस्य सिद्धा मध्नि स्थितिन 
चरण रवताडनानि - उत्तर० १।१४ 5. साबित, प्रमा- 
णित तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌-तके ०, 
मन्‌० ८।१७८ 6. बंध, न्याथ्य (जेंसे कि नियम) 
7. सच माना हुआ 8. फंसला किया हुआ, निर्णीत 


( ११०६ ) 


(जसे कि कोई कानूनी अभियोग) 9. दिया गया, 
भुगताया गया, (ऋण आदि) चुकता किया गया 
0. पकाया गया, (भोजन) बनाया गया . परि- 
पक्‍व, पका हुआ ॥2. सवंथा तेयार किया गया, 
मिश्रित, (वनस्पति आदि) एकत्र पकाई गई 
3. (रुपया आदि) तंयार 4. वश में किया गया, 
जीता गया, (जादू के द्वारा) अधीन किया गया 
5. वश्चीमृत किया गया, मंग्रलप्रद बना हुआ 
6. पूर्णतः विज्ञ या दक्ष, प्रवीण जैसा कि 'रससिद्धम्‌' 
7. सम्पादित, असाधना आदि के द्वारा) पवित्रीकृत 
8. मुक्त किया हुआ 9. अलोकिक शक्ति से युक्त 
20. पावन, पतवित्र, पृण्यात्मा 27. दिव्य, अविनव्वर, 
नित्य 22. विख्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध 23. उज्ज्वल, शान- 
दार,--दः . अधंदिव्य प्राणी जो अत्यंत पवित्र और 
पुण्यात्मा माना जाता हूँ, विशेष रूप से देवयोनि विशेष 
जिसमें आठ सिद्धियाँ हों--उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते 


शुद्धाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा-कु० १॥५ 2: अंतद्दृष्टि 
प्राप्त सन्त ऋषिया महात्मा (जैसे कि व्यास) 
3. कोई भी संत, ऋषि या महात्मा--सिद्धादेश 
--रत्ना० १ 4. जादूगर, ऐंन्द्रजालिक 5. कानूनी 
म॒क़दमा, अदालती जाँच 6. गुड़, - उम्‌ समद्री नमक । 
सम० - अन्तः . सवंसम्मत फल 2. किसी तर्क का 
प्रदशित उपसंहार, किसी प्रइत का सर्वेसम्मत रूप, 
सही तथा तकंसंगत उपसंहार (पृवंपक्ष के निराकरण 
के पदरचात्‌ ) 3. प्रमाणित तथ्य, मानी हुई सचाई, 
राद्धान्त, मत 4. निर्णायक साक्ष्य के आधार पर 
अवलंबित कोई माना हर मूलपाठ का ग्रन्थ, कोटि: 
(स्त्री०) यक्तिगत कक जो तकंसंगत उपसंहार 
माना जाता हैं, "पक्ष: किसी यूक्ति का तकंसंगत 
पादर्व, --अन्नम पकाया हुआ भोजन,--अर्थ (वि०) 
जिसने अपना अभीष्ट सम्पन्न कर लिया हैं, सफल 
(-थें:) . सफंद सरसों 2. शिव का नाम 3. महात्मा 


ब॒द्ध का नाम,--अआसनम्‌ धमंसाधना में विशेष प्रकार 
को बठने की स्थिति,-ग डरा, -नदी, --सिन्धुः स्वर्गंगा, 
आकाशगंगा,--प्रहः विशेष प्रकार का पागलपन, 
मनोविक्षिप्त.---जलम्‌ कांज़ी,--घातुः पारा,-पक्षः 
किसी प्रतिज्ञा का स्वंसम्मत तथा तकसंगत पहल, 
--अ्रयोजव: सफेद सरसों, - योगिन्‌ (पुं०) शिव का 
विशेषण,--रस (वि०) खनिज, घातुमय ( सः) 
. पारा 2. रसायनज्ञाता सद्धुल्प (वि०) जिसने 
अपना अभीष्ट सिद्ध कर लिया है, सेनः कातिकेय 
का नाम, -स्थालो ऋषि की बटलोई या पात्र (ऐसा 
समझा जाता हैं कि इस बतंन से इच्छानुसार भोजन 
प्राप्त किया जा सकता हैं और फिर भी यह भोजन 
से भरपूर रहता है) । 


सिद्धता,-त्वम्‌ [ सिद्धि|-तलरू-+-टापू, त्व वा ] सम्पन्नता, 


पृर्णंता, पूरा करना । 


सिद्धि: (स्त्री ०) | सिघ्‌-|-क्तिन ]. ततिष्पन्नता, पूर्णता, 


संपूर्ति, पूरा होना, (किसी पदार्थ की) पूर्ण अवाप्ति 
--क्रियासिद्धि: सत्त्वे भवति महतां नोपकरण --सुभा ० 
2:सफलता;समद्धि:, कल्याण, कुशल-क्षेम 3. स्थापना 
प्रतिष्ठा 4. प्रमाणन, प्रदर्शन, प्रमाण, निविवाद परि- 
णाम 5. (किसी नियम या विधि की) बवंघता 
6. फंसला, निर्णय, व्यवस्था (किसी क़ानूनी मुकदमे 
की ) 7. निश्चिति, सचाई, यथार्थता, शुद्धता 8. अदा- 
यगी, (ऋण का) परिशोघ 9. तैयार करना, (औषधि 
आदि का) पाना ॥0. समस्या का समाधान 
. तत्परता 2. तलितान्त पवित्रता या विजशुद्धता 


3. अतिमानव शक्ति-यह गिनती में आठ हँ-अणिमा 
लघधिमात्राप्तिः प्राका म्यं महिमा तथा, ईशित्वं च वशित्वं 
च तथा कामावसायिता व4. जादू के द्वारा अतिमानव 
शक्तियों को प्राप्त करना ?5. विलक्षण कुशलता या 
क्षमता 6. अच्छा प्रभाव या फल 7. मुक्ति, मोक्ष 
8., समझ, बुद्धि 9. छिपाना, अन्तर्घान होता, अपने 
आपको अदृश्य करना 20. जादू की खड़ाऊंँ 2. एक 
प्रकार का योग 22. दुर्गा का नाम। सम०>-द 
(वि०) सफलता या सर्वोपरि आनन्दातिरेक देने वाला 
(-दः) शिव का विशेषण, दात्रो दुर्गा का विशेषण, 
--योगः ग्रहों का विशेष प्रकार का शुभ संयोग । 


सिध (दिवा० पर० सिध्यत्ति, सिद्ध, प्रेर०--साधयति 


या सेघयति--इच्छा ० सिषित्सति) 4. सम्पन्न होना, 
प्रा होना - यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5त्र दोष: 
हिं० प्र० ३१, उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनो रथ: २६ 2. कामयाब होना, सफलता प्राप्त 
करना सिध्यन्ति कमंस्‌ महत्स्वपि यन्नरियोज्या:---श ० 
७।४ 3. पहुंचना, आघात करना, सह। पड़ना---श ० 
२॥५ 4. अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करना 3. सिद्ध होना, 
प्रमाणित होना, वेंध होना यदि वचनमात्रेणवाधि- 
पत्यं सिघ्यति हिं० ३ 6. व्यवस्थित या अभिनिर्णीत 
हीना 7. सर्वंथा तैयार किया हुआ या पकाया हुआ 
होना 8. विजित या जीता हुआ होना--पंच ० २।३६, 
प्र--, !. सम्पन्न होना, कार्यान्वित होना, सफल होना 
>-शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मण:-भग० ३॥८, 
तपसँव प्रसिध्यन्ति - मनु० ११२३१ 2. उपलब्ध या 
अवाप्त होना 3. विख्यात होना, दे० 'प्रसिद्ध, सम्‌--, 
. प्रा किया जाना 2. सर्वथा सम्पन्न या क्रियान्वित 
हीना, प्री तरह अनुष्ठित होना 3. आननन्‍्दातिरेक 
प्राप्त करना, प्रसन्‍न होना --जप्यनव-तु संसिध्यद 
ब्राह्मणों नात्र संशय:--मन ० २॥८७ । 
] (म्वा० पर० सेघति, सिद्ध, इकारानत उकारान्त 


( ११०७ ) 


उपसर्गों के पश्चात्‌ 'सिध के 'सू' को मधंन्य 'ष हो 
जाता है) 4. जाना 2. हटाना, दूर करना 3. नियन्त्रण 
करना, रुकावट डालना. रोकना 4. निषंघ करना 
प्रतिषेध करना 5. आदेश देना, समादेश देना, निदेश देना 
6. शुभ निकलना, मंगलमय होना, अप---, दूर करना, 
हटाना संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेघति--मनु ० 
११।१९९, नि-, [. परे हटाना, रोकना, नियंत्रण 
में रखना, पीछे हटान दषो5प्यन यायिवगे 


- रघ० २।४, ३॥४२, ५१८ 2. विरोध करना, 


प्रतिवाद करना, आक्षेप करना-रघ० १४॥४३ 
3. प्रतिषंध करता, मना करना-निषिद्धों भाषमाणस्तु 
सुवर्ण दण्डमहं ति-मन० ८।३६१ 4. पराजित करना 
जीतना-रघु० १८।१ 5. हटाना, दूर करना, निवारण 
करना-न्यषे धत्पावका स्त्रेण रामस्तद्वाक्षसांस्तत:-भट्ठि 

१७।८७, ११५, प्रति -, 7. रोकना, दूर रखना 
नियंत्रित करना - मन० २॥२०६, रघ० ८॥२३ 
2. मना करना प्रतिषेघ करना --नपतेः प्रतिषिद्धमेव 
तत्कृतवान्‌ पंक्तिरथों विलम्न्य यतू रघृ० ९।७४ 
विप्रति , प्रतिवाद करना, विरोध करना---स्नेह॒श्च 
निर्मित्तसव्यपेक्षरचेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ - मा० १। 


सिध्मम्‌, सिध्मन्‌ (नपुं०) [ सिघ्‌-+मन, . किच्च ] 
. छाला, ददोरा, खुजली 2. कोढ़ 3. कुष्ठ ग्रस्त 
स्थान । 

सिध्मल [ सिध्म---लच |] 7. जिसको खजली हो, कोढ़ 
के चिक्नों से यक्‍त, कोढ़ी । 

सिध्मा [ सिध्म-|- टाप |] 4. छाला, ददोरा, खजली, कोढ़ 
यक्‍त स्थान 2. कोढ़ । 

सिध्य: | सिघ-+-णिच्‌-- यत्‌ ) पुष्य नक्षत्र । 

सिश्नः | सिघ्‌-- रक | . पवित्रात्मा, पुण्यात्मा 2. वक्ष । 

सिध्रकावणम्‌ [ सिश्रकप्रधानं वनम्‌, णत्वम, दीघंइच | 
दिव्य उद्यानों में से एक उद्यान । 

सिनः [ सि-नक्‌ | ग्रास, कौर । 
सिनी [| सिन-+-डीष ] गौर वर्ण की स्त्री । 


सिनोवालो [ सिनीं श्वेतां चन्द्रकलां वलति धारयति, सिनी 
वल--अण्‌--डीप ] चन्द्रदशन से पृववर्ती दिन, प्रति 
पदा, (जिस दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं देता हूं) 
-“ या पूर्वामावास्था सा सिनीवाली योत्तरा सा कुह 
एं० ब्रा०, या-सा दुष्टन्दु: सिनीवाली सा नष्टन्दुकला 
कुह:---अमर० । 

सिन्दुक', सिन्दुवारः [स्यन्द--उ, संप्रसारण, सिन्दु--व 
+आअण | एक वक्ष का नाम । 

सिन्दूरः [स्यन्दु-+-उरन्‌ सम्प्रसारणम्‌ | एक प्रकार का वृक्ष 
--रम्‌ लाल रंग का सुरमा - स्वयं सिन्द्रेण द्विपरण- 
मृदा मुदित इव--गीत ० ११, न० २२॥४५ । 

सिन्धः [स्यन्द्‌--उद्‌ संप्रसारणं दस्य धः] ।. समद्र, सागर 


2. सिधुनदी के चारों ओर का देश 4. मालवा में 
बहने वाली एक नदी का नाम - मेघ० २९ (यहां पर 
मल्लि० का टिप्पण--सिन्ध्‌ नाम नदी तु कुत्रापि 
नास्ति--निरथक हूं )---मा० ४९. (उस स्थान पर 
भांडारकर का नोट देखो) 5. हाथी के सूंड से निकला 
हुआ पानी 6. हाथी के गण्डस्थलों से बहनें वाला दान 
या मद 7. हाथी-- (पुं०ब०व० ) बड़ा दरिया या नदी 
-पिबत्यसो पाययते च सिन्ध्‌:-रघ ० १३।९, मेघ० ४६ । 
सम० ज (वि०) . नदी से उत्पन्न 2. समुद्र से 
उत्पन्न 3. सिघ देश में उत्पन्न, (-जः) चन्द्रमा 
(-जम्‌ ) संघा नमक,--नाथः सागर | 

सिन्धुक:, सिन्ध॒वारः [सिन्धु-|-क,-- सिन्दुवारः, दस्य घः ] 


पा 
सिन्धुरः [सिन्ध्‌ +-र] हाथी । 


सिन्‍य्‌ (म्वा० पर० सिन्‍वति) गीला करना, भिगोना । 
सिप्रः [सप्‌--रक्‌, पृथषो ० | . पसीना, स्वेद 2. चाँद । 


सिप्रा [सिप्र --टाप | . स्त्री की करधनी या तगड़ी 2. भैंस 
3. उज्जयिनी के निकट एक नदी का नाम, दे० 
शिप्रा । 

सिम (वि०) [सि--मन्‌]| प्रत्येक, सब, संपूर्ण, समस्त । 

सिम्बा,-बी दे० शिम्बा,-बी । 

सिरः [सि-+-रक | पीपलामल की जड़ । 

सिरा [सिर--टाप) . शरीर की नलिकाकार वाहिका 
(जसे कि शिरा, धमनी, नाड़ी आदि) 2. डोलची 
पानी उलीचने का बतन । 

सिव्‌ (दिवा० पर० सीव्यति, स्थत) 4. सीना, रफ़्‌ करना, 
तुरपना, टांका लगाना,--मनोभव:ः सीव्यति दुयंश- 
पटो--नं ० १।८०, मा० ५११० 2. मिलाना, एकत्र 
करना -स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तमंमाणि सीव्यति 
-“उत्तर० ५११७, अनु - नत्थी करना, मिला कर 
जोड़ना । 

सिवरः [सि-+-क्वरप्‌ | हाथी । 


सिघाधयिषा [साधयितुमिच्छा-- साध --सन-+-अ-+-टाप 
घातोद्वित्वम्‌| संपन्न करने या क्रियान्वयन की इच्छा 
2. स्थापित करने की इच्छा, सिद्ध करने की इच्छा, 
प्रदर्शित करने की इच्छा । 

सिस॒क्षा [सृज-सन्‌--अ-+-टाप, धातोद्वित्वम। रचना 
करने की इच्छा । 

सिहृण्ड: [सो-+कि--सिः छेद: त॑ हुण्डते--सि-- हुण्ड-|- अण ] 
पेहुंड (खत को बाड़ में लगने वाला कांटेदार दृधिया 

घा। 

सिह्लःः सिहक्लनकः [स्निह-/लक पृषो०, सिह्न-+-कन। 
ग्ग्गल, गंधद्रव्य । 

सिह्लको, सि्दी [सिल्कक (सिह्न)+-डीष] लोबान का 
वक्ष । 


३ ११०८ ॥ 


सोक्‌ ) (भ्वा० आ० सीकते) 4. छिड़कना, छोटी छोटी , 


बूंदें करके बखेरना 2. जाना, हिलना-जुलना । 
॥ (म्वा० पर०, चरा० उभ सीकति, सीकयति-ते) 
4. उतावला होना 2. सहिष्णु होना 3. स्पर्श करना । 
सीकरः [सीक्यते सिच्यतेइ्नेतसीक्‌--अरन्‌] ॥. फुहार 
वर्षा, जलकण पड़ना, फूही पड़ना 2. छींट, पानी की 
छोटी छोटी बूंद, दे० शीकर । 


सीता [सि-त पषो० दीघं:] . हल के चलाने से खेत में 
बनी हुई रेखा, खूड, हल की फाल से खुदी हुई रेखा 
2. जूती हुई या खूडवालोी भूमि, हल से जोती हुई 


भूमि-वुषव सौतां तदवग्रहक्षताम्‌ - कु० ५।६१ 3. कृषि, 


खेती जैसा कि सीताद्रव्य' में 4. मिथिला के राजा 
जनक की पुत्री का नाम, राम को पत्नी का नाम 
[इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि राजा जनक 
ने इसे हल की फाल द्वारा बने खूड से प्राप्त किया । 
बात यह थी फि सन्‍्तान प्राप्ति की इच्छा से राजा 
ने एक यज्ञ का आरंभ किया था, उसकी तंयारी के 
समय उसे हल चलाते समय सीता खूड में से मिली । 
इसीलिए “अयोनिजा' या “घधरापुत्री' इसके विशेषण 
हैं। राम के साथ सीता का विवाह हुआ, उनके 
साथ वह वन में गई। जब रावण उसे वन में से 
उठा कर ले गया और उसका सतीत्व भंग करने की 
चेष्टा करने लगा तो सीता ने उसके इस दुष्ट प्रस्ताव 
को घृणा के साथ ठुकरा दिया । जब राम को इस 
बात का पता लगा कि सीता लंका में हे, तो उसने 
लंका पर चढ़ाई की, रावण और उसकी सेना को 
मार कर सीता का उद्धार किया। राम के द्वारा 
पत्नी के रूप में फिर से स्वीकृत किये जाने से पूव 
सीता को भीषण अग्नि-परीक्षा में से गुजरना पड़ा । 
यद्यपि राम को उसके सतीत्व पर पूरा विश्वास था 
फिर भी लोकापवाद के कारण उन्होंने सीता का 
परित्याग कर दिया। सीता इस समय गर्भवती 
थी। वाल्मीकि ऋषि के रूप में अपने प्ररक्षक को 
पा सीता उन्हीं के आश्रम में रहने लगी वहीं कुश 
और लव नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया वाल्मीकि 
म॒नि ने बच्चों का पालन पोषण किया। अच्त में 
वाल्मीकि के द्वारा सीता राम को सौंप दी गई |। 
5. एक देवी का नाम, इन्द्र की पत्नी 6. उमा का 
ताम 7. लक्ष्मी का नाम 8. गंगा की चार घाराओं 
में से एक (पूर्वी घारा) 9. मदिरा। सम०-दन्रव्यम्‌ 
खेती के उपकरण, कृषि के औज्धार- मनु० ९।२९३, 
--पन्चि: रामचन्द्र का नाम,--फलः कुम्हड़े की बेल, 
(>ल्म्‌ ) कुम्हड़ा । 

सीतानकः (पूं०) मटर । 

सीत्क,रः, सोत्कृति: (स्त्री०) [सीत्‌+क#-+पघछ्म, क्तिन्‌ 


वा | साँस ऊपर खींचने का शब्द, सिसकारी, (आह 
भरने या सरदी से ठिठुरने के समय सी-सी करना 
या मरंर ध्वनि )--मया दष्टाघरं तस्या: ससीत्कार- 
मिवाननमजविक्रमठ ४॥२१ । 

सीत्य (वि०) [सीता+यत्‌] जोते गये या हल की फाल 
से बने खूडों से मापा गया, --ल्यभ चावल, धान्य, 
अन्न । 

सोद्यम्‌ (नपृ ०) आलस्य, शिथिलता, सुस्ती । 

सीघ (पुं०) [सिध--उ, पृषो ०] राब या गुड़ से बनाई हुई 
शराब, ईख की मदिरा--स्फुरदधरसीघवे तव वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌--गीत० १०, शि० 
९।८७, रघृ० १६।५२॥। सम०--मन्धः बकुलवक्ष, 
मोलसिरी का पेड़, - पुष्पः . कदम्ब का वृक्ष 2. मौल- 
सीसी का पेड,--रसः आम का पेड़,--संज्ञ: मोलसी री 
का पेड़ । 

सोध्रम (नप०) गृदा, मलद्वार । 

सोपः (पृ०) नाव की शक्ल का यज्ञ-पात्र । 

सोसन्‌ (स्त्री०) [सि--मनिन्‌, नि० दीघे:] . सीमा, हद, 
दे० सीमा - सीमानमत्यायतयोध्त्यजन्तद: शि० ३।५७, 
दे० 'निःसीमन्‌ भी 2. अण्डकोष सीम्नि पुष्कलकों 
हत: -सिद्धा० । 

सोमन्तः [सीम्नोउन्‍त:, शक० पररूपम] [. सीमारेखा, 
सीमान्त 2. सिर के बालों की विभाजक रेखा, सिर 
की मांग जिसके दोनों ओर बालू धिभकत हों-सोमन्ते 
च त्वदुपगमज यत्र नीप॑ वधूनाम्‌ -मेघ० ६५, शि० 
८।६९, महावीर० ५।४४ । सम० - उनल्लयनम बालों 
का विभाजन बारह संस्कारों में से एक जिसको 
स्त्रियाँ गर्भाघान के चौथे, छठ या आठवें महीने में 
मनाती हें । 

सोमन्तक: [सीमन्त--कन ] विशेष प्रकार के नरक का 
अधिवासी,-- कम सिन्दूर । 

सीमन्तयत्ति (ना० धा०, पर० ) 4. बालों को अलूुग-अछरुग 
करना 2. मांग निकालना सेनां सीमन्तयन्नरे:-कीति ० 
प।ढ४ । 

सीमन्तित ( वि० ) [सीमन्त्‌--णिच्‌ --क्त] . (बाल 
आदि) विभाजित 2. माँग निकाल कर अछग किये 
ठए समौरसीमन्तितकेतकीका: ( प्रदेशा:) शि० 
३।८०, रथाज्भसीमन्तितसान्द्रकदंमान्‌ (पथः)- कि० 
४ ॥१८ । 

सोमन्तिनो [सीमन्त-|-इनि-+-छीप्‌ | स्त्री, महिला - मा सम 
सीमन्तिनी काचिज्जनये त्पुत्रमीदृशम - हि० २।७, मेघ० 
११०, भष्टि० ५२२ । 

सोमा [| सीमन्‌-डाप ] . हद, मर्यादा, किनारा, छोर, 
सरहदूद 2. खेत, गाँव आदि की सीमा पर सीमा 
दोतक टीला या मेंड -सीमां प्रति समृत्पन्ने विवादे 


( ११०९ ) 


““मनु० ८।२४५, याज्ञ० २।१५२ 3. चिह्न, सीमान्त 
4. किनारा, तीर, समुद्रतट 5. क्षितिज 6. सीवनी, 
मांग (जैसे खोपड़ी की) 7. शिष्टाचार या नीति की 
सीमा, औचित्य की मर्यादा 8. उच्चतम या अधिकतम 
सीमा, उच्चतम बिन्दु, चरमसीमा--सीमेव पद्मासन 
कोशलस्य - भट्टि० १६ 9. खेत 0. ग्रीवा का पृष्ठ 
भाग व]. अण्डकोष। सम० - अधिप: पड़ोसी राजा, 
“अन्तः . सीमारेखा, छोर, सरहद 2. अधिकतम 
सीमा, पुजनम्‌ . गाँव की सीमा का पूजन 2. बरात 
के आने पर गाँव की सीमा पर दूल्हे का सत्कार, 
“उल्लद्भधनम्‌ अतिक्रमण करना, सीमा पार करना, 
सरहद लांघना, - निडुचयः सीमान्त या सीमारेखाओं 
के विषय में क़ानूनी निर्णय,--लिड्भम्‌ सीमा चिह्न, भ्‌ 
चिह्न,---बादः सीमा संवंधी झगड़ा,---विनिर्णय: सीमा- 
रेखाओं के झगड़ों का फैसला, बिवाद:ः सीमासंबंधी 
झगड़ा या मुक़दमेबाजी, धर्म: सीमाधिषयक झगड़ों से 
संबंध रखने वाला क़ानून, -वक्षः वह पेड़ जो सीमा- 
रेखा का काम दे रहा हैं, -सन्धि: दो सीमाओं का 
मिलन । 

सोमिकः [ स्पम्‌-- किनन्‌, सम्प्रसारणं, दीधंश्च | . एंक 
वृक्षविशेष 2. बामी 3. चिऊँटी या ऐसा ही छोटा 
कोई जन्‍्तु । 

सोरः | सि-/ रक्‌, पू्षो० | 4. हर सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरक्षि क्षेत्रमारुठ्म मालम्‌ -मेघ० 2. सूर्य 3. आक या 
मदार का पौधा । सम० --ध्वजः जनक का विद्ेषण, 
-“पाणि:,-भुत्‌ (पृं०)) बलराम के विशेषण, - योग: 
हल में पशु को जोतना, या हल में जुती पश्‌ को 
जोडी । 

सोरकः [सीर-- कन्‌ | दे० 'सीर' । 

सीरिन्‌ (पुं०) [सीर--इनि] बलराम का विदशेषण -शि० 
२२ । 

सीलन्दः -घः (पुं०) एक प्रकार की मछली । 

सीवनम्‌ [सिव्‌-ल्यूट्‌, नि० दीघे:] !. सीना, तुरपना, टांका 
लगाना 2. जोड़, सन्धिरेखा (जंसे खोपड़ी की) । 

सीवनी [सोवन-|डछीष] 4. सुई 2. लिंगमणि का सन्धि- 
शोथ । 


सोसम्‌, सीसकम्‌, सीसपत्रकम्‌ [सि--क्विप्‌, पृषो० दीघ॑: 
नतसी, सो-+क-तस, सी--स कर्म० स०; सीस 
प+कन्‌, सीस-+-पत्रक] सीसा,--मालवि० ५।१४४, 
याज्ञ ० ११९० । 

सीहुण्डः [--सिहुण्ड, पृषो० | सेंहुड (बाड़ लूगाने का एक 
कांटदार पौधा ) । 

सु। (भ्वा० उभ० सुवति-ते) जाना, हिलना-जुलना । 

।। (म्वा० अदा० पर० सवति, सौति) शक्ति या सर्वो- 

परि सत्ता धारण करना । 


॥ (स्वा० उभ० सुनोति, सुनते, सुत, इकारान्त या उका- 
रानत उपसर्गों के पदचात्‌ धातु के स्‌ को मूध॑न्य ष्‌ हो 
जाता है) . भींचना, दबा कर रस. निकालना 
2. अक खींचना 3. उड़ेलना, छिड़कना, तरपंण करना 
4. थज्ञानुष्ठान करना, सोमयज्ञ करना 5. स्तान 
करना, इच्छा ० (सुष्सति-ते ) । अभि-, . सोमरस 
निकालना 2. मिलाना, मिश्रण करना, गड्डमडड 
करना - यानि चेवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफले: शुरभः-मनु ० 
५।१० 3. छिड़कना -- भट्टि ० ९।९०, उद्‌--उत्तेजित 
करना, विक्षब्ध करना, प्र-, पंदा करना, जन्म देना । 

सु (अव्य०) [सु+ड] एक निपात जो कमंधारय और 
बहुबत्रीहि समास बनाने के लिए संज्ञा शब्दों से पूर्व 
जोड़ा जाता हैँ, विशेषण और क़्ियाविशेषणों में भी 
जुड़ता हं। निम्नांकित इसके अर्थ हैँ. 4. अच्छा, 
भला, श्रेष्ठ यथा 'सुगन्धि:' में 2. सुन्दर, मनोहर-यथा 
'सुमध्यमा, सुकेशी आदि में 3. खूब, सर्वथां, पूरी 
तरह, ठोक प्रकार से- सुजीर्णमन्नं सुविचक्षण: 
सुतः सुशासिता स्त्री नृपति: सुसेवित:। सुदी्घंकाले- 
$षपि न याति विक्रियाम्‌- हि० १।२२ 4. आसानी 
से, तुरन्त - यथा 'सुकर और सुलभ' में 5, अधिक, 
अत्यधिक, बहुत अधिक--यथा 'सुदारुण और 
सुदीघ आदि । सम० अक्ष (वि०) ॥. अच्छी 
आँखों वाला 2. उग्र और तेज्र अंगों वाला,--अद्भ 
(वि० ) सुडोल, मनोहर, प्रिय,--अच्छ (वि०) दे० 
शब्द के नीचे,-- अन्त (वि०) जिसका अंत भला हो, 
अच्छी समाप्ति वाला, - अल्प, अल्पक (वि०) दे० 
शब्द के नीचे, _- अस्ति,--अस्तिक दे० शब्द के नीचे, 
“आकार, --आकृति (वि०) सुनिर्मित, मनोहर, 
सुन्दर, आगत दे० शब्द के नीचे---आभास (वि०) 


बड़ा शानदार व प्रसिद्ध कि० १५।२२,--६ष्ट 
(वि०) भली भाँति किया गया यज्ञ, 'क्ृत्‌ (पुं०) 
अग्नि का एक रूप. उक्त (वि०) अच्छा बोला 
हुआ, खूब कहा हुआ-अथ वा सूक्‍तं खल केनापि-बेणी ० 
३, (-क्‍्तम्‌) अच्छी या समझदारी की उक्ति 
--नेतुं वाउछति यः खलान्‌ पथि सतां सूक्‍ते: सुधास्य- 
न्दिभि: - भतूं० २६, रघु० १५।९५ 2. वेदिक भजन 
या सूक्‍त यथा 'पुरुषबसक्त' आदि, 'दशिन्‌ (पं०) 
मंत्रद्रष्टा, वंदिक ऋषि, “बाच्‌ (स्त्री०) +. भजन 
2. स्तुति का शब्द, उक्तिः (स्त्री०) 4. अच्छा या 
सौहादपूण भाषण 2. अच्छा या चातुयंपूर्ण कथन 
3. शुद्ध वाक्य, - उत्तर (वि०) 4. अतिश्रष्ठ 2. उत्तर 
दिशा की ओर, उत्थान (वि०) खूब प्रयत्न करने 
वाला, बलशाली, फर्तीला, (--नम्‌ ) प्रबल प्रयत्न या 
उद्योग,--उन्मद,--उन्माद (वि०) बिल्कुल पागल, 
दीवाना,--उपसदन (वि०) जिसके पास पहुंचना 


( १११० 


आसान हो, उपस्कर (वि०) अच्छे उपकरणों से 
युक्त, - कण्डुः खुजली,---कन्दः 4. प्याज 2. आल, 
कचाल, शकरकंद आदि कंद 3. एक प्रकार का घास, 
--कन्दकः प्याज़--कर (वि०) (स्त्री० रा--री) 
!. जो आसानी से किया जा सके, क्रियात्मक, कार्य 
--वक्तं सुकरं, कत्‌ (अध्यवसितुम ) दृष्करम-वेणी ० 
३, करने की अपेक्षा कहना आसान हे 2. जिसका 
प्रबंध आसानी से किया जा सके, ( रा) सुशील गौ 
(--रम्‌) दान, परोपकार,--कर्मन्‌ (वि०) /. जो 
अच्छे काय करता हूं, पुण्यात्मा, भला 2. सत्रिय, 
परिश्रमी, (पुं०) विश्वकर्मा का नाम,.- करू (वि०) 
(वि०) (धन को ) उदारता पूर्वक देने तथा सदृपयोग 
करने में जिसने कीति अजित कर ली हो, काण्डिन 
(वि०) [. सन्दर वंतों से यूकत 2. सुंदरता के साथ 
जड़ा हुआ, (पुं०) भौंरा, कुन्दकः प्याज़,--कुमार 
(वि०) !. म॒दु, सकुमार, कोमल 2. सौंदय युक्त 
तरुण, (--र:) . सन्दर यवक 2. एक प्रकार का 
गनता,---कुमारकः . सन्दर तरुण 2. 'शालि चावल 
( कम) तमालपत्र,--कृतू (वि०) . भला करने 


वाला, उपकारी 2. पवित्नात्मा, गणसंपन्‍न, घर्मात्मा 
3, बद्धिमान, विद्वान्‌ 4. भाग्यशाली, क़िस्मत वाला 
5. अच्छे यज्ञ करने वाला, (पुं०) . कुशल कमंकर 
2, त्वष्टा का नाम,--कृत (वि०) भली-भांति किया 
हुआ 2. सर्वथा किया हुआ 3. खूब किया हुआ या 

रचित 4. जिसके साथ क्ृपापूर्वक व्यवहार किया 
गया हो, सहायता दिया गया, मित्रता के सूत्र में 
आबद्ध 5. सदुगुणी, धर्मत्मा, पवित्रात्मा 6. भाग्य- 
शाली, किस्मत वाला, ( तम्‌) कोई भी भला या 
अच्छा कायं, कृपा, अनग्रह, सेवा-नादत्ते कस्यचित्पापं 
ने चंव सक्ृत विभः -भग० ५॥१५, मेघ० १७ 
2. सदगण, नतिक या धामिक गण-- स्वर्गाभिसन्धि- 
सक्ृतं वञज्चनामिव मेनिरे कु० ६।४७, तच्चिन्त्यमानं 
सकृतं तवेति-रघ० १४१६ 3. सोभाग्य, मांगलिकता 
4, प्रतिफल, प्रस्कार,- कृतिः (स्त्री०) 4. कृपा 
सदगण 2. तपस्था करना,- कृतिन (वि०) . भलाई 
करने वाला, कृपापूवक व्यवहार करने वाला 2. सद- 
गणसम्पन्न, पवित्रात्मा, भला, धर्मात्मा--सन्‍्तः सन्‍्तु 


निरापद: सकृतिनां कीतिश्चिरें वधताम हि० ४। 
१३२, भग० ७।१६ 3. बद्धिमान, विद्वान्‌ 4. परोपकारी 
5. भाग्यशाली, किस्मत वाला,-- केश (स) रः गलगल 
का पेड़, क्तुः !. अग्नि का नाम 2. शिव का नाम 
3. इन्द्र का नाम 4. मित्र और वरुण का नाम 5. सूय 
का नाम,--ग (वि०) !. सजीलो चाल चलन 
वाला 2. शोभन, ललित 3. सुगम्य --पंच० २।१४१ 
4. बोधगम्य, आसानी से समझे जाने योग्य (विप० 


) 


दुग) (-गम्‌) 7. विष्ठा, मल 2. प्रसन्नता,--गत 
(वि०) ॥. भली-भांति किया हुआ 2. भली-भांति 
प्रदान किया हुआ, (तः) बुद्ध का विशेषण, . गनन्‍्ध 
. खशब, अच्छी गंध, गन्धद्रव्य 2. गन्ध 3. व्यापारी, 
(-धम्‌ ) . चन्दन 2. जीरा 3. नील कमल 4. एक 
प्रकार का सुगन्धित घास (-धा) पवित्र तुलसी, 
. गन्धकः . गन्धक 2. लाल तुलसी 3. सन्‍्तरा 4. एक 
प्रकार की लोकी, - गन्धि (वि०) 4. मधर गन्ध 
वाला, खुशबूदार, सुरभित 2. सदगणों से यक्‍त, पवि 
त्रात्मा, (-थिः) ॥. गंधद्रव्य, सुरभि 2. परमात्मा 
3. एक प्रकार का मधगन्घ वाला आम (-नपुं ०-धथि ) 
. पिप्परामूल 2. एक प्रकार का सुगन्धित घास 

धनिया, 'त्रिफला 4. जायफल 2. लोग,- - गन्धिक 
. घूप 2. गन्धक 3. एक प्रकार का (बासमती ) 
चावल, (-कम्‌ ) सफंद कमरू, -गम (वि०) [. जहां 
आसानी से पहुँचा जाय, सुलभ 2. आसान 3. सरल 
बोधगम्य, . गहना यज्ञस्थान को अस्पश्यादि के संपक 
से बचाने के लिए बनाया गया घेरा, वकत्तिः दे० 
ऊपर का शब्द, गह (वि०) ((्त्री०-ही) सुन्दर 
घर वाला, भली भांति रहने वाला--सुगृही निर्गंही 
कृता पंच० १।३२९०, गहीत (वि०) ?. भली 
भांति पकड़ा हुआ, अच्छी तरह समझा हुआ 2. सम- 
चित रूप से या शुभ रीति से प्रयकत, नामन्‌ (वि० ) 
4. वह जिसका नाम मांगलिक रूप से लिया जाय 
या जिसका नाम लेना (बलि, युधिष्ठिर आदि) 
शभ समझा जाय, प्रात: स्मरणीय, सम्मानपृवक नाम 
लेन की रीति को द्योतन करने वाला शब्द - सुगृहीत- 
ताम्त: भट्रगोपालस्य पौत्र:--- मा० १,--ग्रासः स्वादिष्ट 
कोर या निवाला--ग्रीव (वि०) अच्छी गदेन वाला, 
(-वः) . नायक 2. हंस 3. एक प्रकार का शस्त्र 

सुग्रीिव जो वालि का भाई था ( कबन्ध की 
बात मान कर राम सुग्रीव के पास गये। सुग्रीव 


ने बतलाया कि किस प्रकार उसके भाई वालि ने 


उसके साथ दुग्यंवहार किया । साथ ही अपनी पत्नी 


का उद्धार करवाने के लिए राम से सहायता मांगी । 
स्वयं सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं भी आपकी 
पत्नी सीता का उद्धार करवाने में आपकी सहायता 
करूँगा । फलत: राम ने वालि को मार गिराया, 
सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया। तब सुग्रीव ने 
अपनी वानर सेना साथ लेकर राम का साथ दिया 
जिससे कि राम ने रावण को मार कर सीता का 
उद्धार किया ), ईशः राम का नाम,-ग्ल (वि०) 
बहुत थका हुआ. श्रान्त,--चक्षस॒ (वि०) अच्छी 
आंखों वाला, भली भांति देखने वाला, (पुं०) . विवेक- 
शील, या बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान्‌ पुरुष 2. गूलर 


( ११११ 


का पेड़, चरित, चरित्र (वि०) अच्छे आचरण 
वाला, शिष्टाचारयुक्त (-तम्‌,--त्रम) !. सदाचार, 


अच्छा चालचलन 2. गुण तव सुचरितमडगलीय नून॑ 


प्रनु-श० ६॥११, (-ता,--ज्रा) सदाचारिणी, 
पतिब्रता, और सती साध्वी स्त्नी,--चित्रकः . राम- 
चिरया, एक पक्षी 2. चीतरू सांप, चित्रा एक प्रकार 
की छोकी, चिन्ता गहनचिन्तत, गम्भीर,--चिरस 
(अव्य० ) दीघ काल तक, बहुत देर तक, चिरायस 
(पुं०) सुर देवता, जनः . भला पुरुष, सदगणी, 
परोपकारी 2. सज्जन,--जनता ?. भलाई, नेकी, 
परोपका र, सदगुण-ऐश्वयंस्थ विभूषणं सुजनता--भतत ० 
२।८२ 2. भले पुरुषों का समूह, -जन्मन्‌ (वि०) 
सत्कुलोत्पन्न, कुलीन,-या कौमुदी नयनयोभं॑वतः सुजन्मा 
“मा० १।३४,-- जल्पः अच्छी वाणी,--जात (वि०) 
. उच्चकुलोत्पन्न 2. सुन्दर, प्रिय -मा० ११६, 
रघु० ३॥८,- तन्‌ (वि०) 4. सुन्दर शरीर वाला 
2. अत्यन्त सुकुमार, दुबला-पतला 3. कृशकाय, दुर्बल- 


शरीर, (स्त्री० - नुः--नः) कोमलछाड्ी, सुन्दरशरीर 
“:एताः सुतनु मुख ते सख्य: पश्यन्ती हेमकटगता: 
“:विक्रम० १।११, --तपस्‌ (वि०) 4. जो घोर तपस्या 
करता हो 2. अतिशय तापयुकत (पुं०) ।. संन्यासी, 
भक्त, साधु, वरागी 2. सूर्य, (नपुं०) कठोर साधना 
“तराम्‌ (अव्य०) !. अपेक्षाकृत अच्छा, अधिक 
श्रेष्ठ ढंग से 2. अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बहुत 

ज्यादह-तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फ्रत्प्रभामण्डलप्रा 
चकाशे कु० १२४, सुतरां दयाल: रघु० २॥५३, 
४९, १८।२४ 3. और अधिक, और भी ज्यादह 
“ भय्यप्यवस्था न ते चेत्त्वयि मम सुतरामेष राजन 
गतो5स्मि--भतृ० ३।३०, तद्देनः कोयल,--तलूम 
]. अत्यन्त गहराई भूमि के नीचे सात लोकों में से 
एक, दे० पाताल” 2. किसी बड़े भवन की बुनियाद, 
-“:तिक्‍्तकः मूंगे का पेड़, तीक्ष्ण (वि०) ॥. बहुत 
तेज 2. अत्यंत तीखा 3. बहुत पीडाकारक, (क्षणः) 
. सहिजन का पेड़ 2. एक ऋषि का नाम नाम्ना 


सुतीक्षणश्च रितेन दान्‍्त:ः: रघु० १३॥४१, “दशनः शिव 
का विशेषण,--तौर्थः . अच्छा गुरु, 2. शिव का नाम, 
-तुद्ध (वि०) बहुत ऊंचा या लुंबा, (-गः) नारियल 
का पेड़, - दक्षिण (वि० ) ॥. अत्यन्त निष्कपट व खरा 
2. बहुत उदार, यज्ञ में खब दक्षिणा देने वाला-पंच० 
१।३०, (-णा) दिलीप राजा की पत्नी का नाम, 
- तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा । पत्नी सुद- 
क्षिणेत्यासीत्‌ - रघु० १३१, ३।१, दण्ड: बेंत, दत 
(वि०) (स्त्री० ः 
!. अच्छा दांत 2. अभिनेता, नतंक, नट, ( -तो) 


पश्चिमोत्तर दिश्ञा की दिक्‍करिणी, -वह्दन (वि०) 


तो) अच्छे दांतों वाला,--दन्तः 


| 
] 


) 


(स्त्री ०-ना,-नी ) . प्रियद्शन, सुंदर, मनोहर 2. जो 
आसानी से दिखाई दे ( नः) !. विष्णु का चक्र, 
जेसा कि “क्ृष्णोप्यसुदर्शन:ः का० 2. शिव का नाम 
3. गिद्ध, (“नम ) जंबू द्वीप का नाम, दशेता 
. सुन्दर स्त्री 2. स्त्री 3. आदेश, आज्ञा 4. एक 
प्रकार की ब्टी, दा (वि०) यथेष्ट, दामन्‌ (वि० ) 
जो उदारता पूवंक देता हूं (पुं०) 4. बादल 2. पहाड़ 
3. समुद्र 4. इन्द्र के हाथी का नाम 5. एक दरिद्र 
ब्राह्मण का नाम जो अपने मित्र कृष्ण से मिलन के 
लिए. भने चावलों की भेंट लेकर, द्वारकापुरी गया 
था तथा जिसे श्रीकृष्ण ने फिर धनधान्य और कीति 
से सम्पन्न किया,- दाय: . मांगलिक उपहार 
2. विशिष्ट अवसरों पर दिया जाने वाला विशेष 
उपहार,---दिनम्‌ . आनन्दप्रद शुभ दिवस 2. अच्छा 
दिन, अच्छा मौसम (विप० दुदिन), इसी प्रकार 
'सुदिनाहम्‌ इसी अथ में,- दीघ (वि०) बहुत लबा 
या विस्तृत (-- र्धा) एक प्रकार की लकड़ी- बुलभ 
(वि०) अत्यंत दुष्प्राप्प या विरल, दूर (वि०) 
बहुत दूर स्थित या दूरवर्ती (सुद्रम 7. बहुत दूर 
2. बहुत ऊंचाई तक, अत्यधिक, पुरा दूर से, 
फासले से),--दश्‌ (वि०) सुन्दर आँखों वाला, 
(रत्री० ) सुन्दर स्त्री,--धन्वन्‌ (वि०) बढ़िया धनुष 
को धारण करने वाला, (--पुं०) !. अच्छा तीरंदाज्ञ 
या धनुर्धारी 2. विश्वकर्मा का नाम * धमन्‌ (लि०) 
कतंव्यपरायण (स्त्री०) देव परिषद्‌, देवसभा, धर्मा, 
-“ धर्मी देवसभा - ययावुदीरितालोक: सुधर्मानवमां 
सभाम--रघ्‌ ० १७।२८,--धी (वि०) अच्छी समझ 
वाला, बृद्धिमानू, चतुर, प्रतिभाशाली, (-धीोः) 
ब॒द्धिमान्‌ या प्रतिभाशाली पुरुष, विद्वान्‌ पुरुष या 
पंडित, (स्त्री०) अच्छी समझ, भला ज्ञान, प्रज्ञा, 
--उपास्यः . एक विशेष प्रकार का महल 2. कृष्ण 
के सेवक का नाम, ( स्थम) बलराम का मुद्गर, 
-अपास्या . स्त्री 2. उमा या उसकी कोई सखी 
3. एक प्रकार का रंजक, - नन्दा स्त्री, नयः . अच्छा 
चालचलन 2. अच्छी नीति, नयन (वि०) सुन्दर 
आँखों वाला, ( नः) हरिण, (-ना) ।. सुन्दर 
आखों वाली स्त्री 2. सामान्य स्त्री, नाभ (वि०) 
सुन्दर नाभि वाला 2. अच्छे नाहया केन्द्र वाला, 
(--भः ) [. पहाड़ 2. मंनाक पहाड़, निभुत (वि०) 
बिल्कुल अकेला, निजी, (अव्य० तम्) चुपचाप, 
छिपे-छिपे, सट कर, निजी रूप से, नि३चल:ः शिव 
का विशेषण,--नोत (वि०) अच्छे आचरण वाला, 
शिष्टाचार युक्त 2. नम्र, विनयी (--तम्‌ ) 7. अच्छा 
चालचलन, शिष्ट आचरण 2. अच्छी नीति, दूरदशिता 
--नीतिः (स्त्री०) 4. अच्छा आचरण, शिष्टाचार, 


( १११२ ) 


ओचित्य 2. अच्छी नीति 3. ध्रुव की माता का नाम, 
-नीथ (वि० )अच्छे स्वभाव वाला, सदाचारी, घर्मात्मा, 
सदगुणी, भला,(-थः). ब्राह्मण 2. शिशुपाल का नाम, 
--नोल (वि०) बिल्कुल काला, या नीला, (-लः) 
अनार का पेड़, (-ला) सामान्य सन का पौधा,--नेत्र 
(वि० ) सुन्दर आंखों वाला,--पकक्‍्व (वि०) . अच्छा 
पका हुआ 2. सर्वथा परिपक्व या पका हुआ (-क्वः ) 
एक प्रकार का सुगन्धित आम, - पत्नो वह स्त्री 
जिसका पति भद्रपुरुष हो, पथ: . अच्छी सड़क 
2. सुमार्ग 3. अच्छा चालचलन,--पथिन्‌ (पुं०) 
कतुं० ए० व०--सुपन्या:) अच्छी सड़क, - पर्ण 
वि०) (स्त्री ०--र्णा,-र्णी) . अच्छे पंखों वाला 
2. सुन्दर पत्तों वाला, (-रणः) . सूर्य की किरण 
2. अधंदिव्य चरित्र के पक्षियों जेसे प्राणो, देवगन्धर्व 
3. अलोकिक पक्षी 4. गरुड का विशेषण 5. मुर्गा, 
--पर्णा, -- पर्णी (स्त्री०) . कमलों का समूह 
2. कमलों से भरा ताल 3. गरुड की माता का नाम, 
--पर्याप्त (वि०) . बहुत विस्तार यूकत 2. सुयोग्य 
--पर्बन (वि०) अच्छे जोड़ों या संधियों वाला, 
जिसमें बहुत से जोड़ या ग्रन्धियां हों, (पुं०) 4. बाँस 
2. बाण 3. सुर, देवता 4. विद्येष चान्द्र दिवस 
(प्रत्येक मास की पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी और 
चतुदंशी ) 5 ,्रआं,-पात्रम 4. अच्छा या उपयक्त 
बत॑न, योग्य भाजन 2. योग्य या सक्षम व्यक्ति, किसी 
पद के समपय॒कक्‍त व्यक्ति, समर्थ व्यक्तित, पांद (स्त्री ० 
पाव,-पदी ) अच्छे या सुन्दर पैरों वाली, पाइव: 
पाकड़ का पेड़, प्लक्ष, -पीतम गाजर, (-तः) पाँचवाँ 
मह॒ते, (-पुंसी) वह स्त्री जिसका पति भला व्यक्ति 
ही, पुष्प (वि०) (स्त्री०-ष्पा, ष्यी) अच्छे 
फूल वाला, ( -हप:) म॑ंग का पेड़ ( ष्पम्‌) 
. लौंग 2. स्त्रीरज,---प्रतर्क: स्वस्थ विचार,--प्रतिभा 
मदिरा, प्रतिष्ठ (वि०) १. भली-भांति खड़ा हुआ 
2. बहुत प्रसिद्ध, विश्रुत। कीतिशाली, विख्यात, 
( छठा) . अच्छी स्थिति 2. अच्छा मान, प्रसिद्धि, 
ख्याति 3. स्थापना, निर्माण 4. मूर्ति आदि की 


स्थापना, अभिषेक, -प्रतिष्ठित (वि०) . भली-भांति 
स्थापित, 2. अभिषिकत 3. विख्यात, (-तः) गूलर 
का पेड़, प्रतिष्णात (वि०) . सर्वथा पवित्रीकृत 
2. किसी विषय का अच्छा जानकार, प्रतोक (वि०) 
. सुन्दर आकृति वाला, प्रिय, मनोहर 2. सुन्दर 
स्कन्ध वाला, ( कः) ॥. कामदेव का विशेषण 
2. शिव का घिशेषण 3. पश्चिमोत्तर दिशा का 
दिग्गज, प्रपाणम्‌ अच्छा ताल, प्रभ (वि०) बड़ा 
प्रतिभाशाली, यशस्वी, ( भा) अग्नि की सात 
जिद्ठाओं में से एक, - -प्रभातम्‌ . शुभ प्रभात, मंगल- 


मय प्रातः: काल - दिष्टया सुप्रभातमद्य यदयं देवों 
दृष्ट: -उत्तर० ६ 2. प्रात: कालोन ऊषा, प्रयोग: 
. अच्छा प्रबन्ध, भली-भांति काम में लाया जाना 
2, दक्षता,--प्रसाद (वि०) अति करुणामय, क्ृपा- 
निधि, [ -द:) शिव का नाम, प्रिय (वि०) अत्यंत 
प्रिय, रुचिकर, ( या) . मनोहारिणी स्त्री 2. प्रेयसी, 

फल (वि०) 3. अत्यन्त फल देने वाला, बहुत 
उत्पादक 2. बहुत उपजाऊ, (- लः) . अनार का 
पेड़ 2. बरी का पेड़ 3. एक प्रकार का लोबिया, 
(--ज्वा) . कद्‌दू, लौकी 2. केले का पेड़ 3. भरे 
रंग का अंग्र, -- बन्ध: तिछत,--बल (वि०) अत्यन्त 
दक्तिशाली, (-लः) शिव का नाम, बोध (वि०) 
जो आसानी से समझा जाय, (-धः) भला समाचार 
या उपदेश,-- ब्रह्माण्यः . कातिकेय का विशेषण 2. यज्ञ 
में वरण किये गये सोलह पुरोहितों में एक,--भग 
(वि०) 4. अत्यन्त भाग्यवान या सम्‌द्विशाली, प्रसन्न, 
सोभाग्यशाली, अत्यन्त अनुग॒हीत 2. प्रिय, मनोहर, 
सुन्दर, मनोरम -न तु ग्रीष्मस्थेवं सुभगमपराढ्ं 
युवतिषु-श० ३।९, कु० ४॥३४, रघु० ११॥८० मा० ९ 
3. सुहावना, कृतार्थ, रुचिकर, मधुर---श्रवणसुभग 
>-मालवि० ३।४, श० १३ 4. प्रियतम, इष्ट, 
स्‍्नेही, प्रिय--सुमुखि सुभग: पश्यन्‌ स त्वामृपतु 
कृताथताम्‌ गीत० ५ 5. श्रीमान, (-गः) £. सुहागा 
2. अशोक वृक्ष 3. चम्पक वृक्ष 4. लाल कटसरंया, 
सदाबहार, (-गम ) अच्छा भाग्य मानिन्‌, सुभगंसन्‍्य 
(वि०) अपने आपको सोभाग्यशाली मानने वाला, 
सुशील हितकर--वाचालं मां न खल सुभगंमन्यभाव: 
करोति--मेघ० ९४,-- भगा . पति की प्रियतमा, 
प्रेयसी 2. सम्मानित माँ 3. वनमल्लिका 4. हल्दी 
5. तुलसी का पौधा, सुतः पतिप्रिया पत्नी का पत्र 
->भरड्छ: नारियल का पेड़, - भव्र (वि०) अत्यानन्दित 
या सौभाग्यज्ञाली, (--द्र) विष्णु का नाम ( ब्रा) 
बलराम और कृष्ण की बहन का नाम जिसका विवाह 
अर्जन के साथ हुआ था । उससे अभिमन्य्‌ नाम का 


पुत्र पंदा हुआ,--भाषित (वि०) . भली भाँति कहा 
गया, सुन्दर रूप से कहा गया 2. सुन्दर भाषण 
करने वाला, वाग्मो, (--तम्‌) . सुन्दर भाषण, 
वारिमता, अधिगम-जीणण॑ मजे सुभाषितम्‌-भतं ० ३।२ 
2. नीतिवाक्य, सूक्‍क्ति, समपयकत कथन सुभाषितेन 
गीतेन यूवतीनां च लोलया। मनो न भियते यस्प 
स॒वे॑ म॒क्तोष्थवा पशुः--सुभा० 3. अच्छी उक्ति 
--बालादपि सुभाषितं (ग्राह्मम्‌),--भिक्षम्‌ . अच्छी 
भिक्षा, सफल याचना 2. अन्न की बहुतायत, अनाज 
घान्यादिक की प्रचुर राशि, अन्नसंभरण,-श्र्‌ (वि०) 
सुन्दर भौंह वाला (स्त्री०--श्रः) मनोज्ञ स्त्री (इस 


( १११३ 


शब्द का संबोधन-ए० व०--सुभश्र्‌ 


9 


भट्टि, कालिदास ओर भवभूति जसे लेखकों ने सुभ्र्‌ 


का प्रयोग किया है - तु० भट्टि० ६।११, कु० ५४३, 
मा० ३।८),-- मति (बि०) बहुत बद्धिमान्‌ (स्त्री० 
--तिः) . अच्छा मन या स्वभाव, कृपा, परोपकार, 
सौहादं 2. देवों का अनग्रह 3. उपहार, आशीर्वाद 
4. प्रार्थना, सृकत 5. कामना, इच्छा 6. सगर को 
पत्नी का नाम जो साठ हजार पुत्रों की माता थी, 
-मदनः आम का वेक्ष, - भध्य,--सध्यम (वि०) 
पतली कमर वाला,--मसध्या, --सध्यमा मसनोरम स्त्री, 
“मन (वि०) बहुत आकषंक, प्रिय, सुन्दर (“--नः ) 
]. गहें 2. घत्रा (“-ना) फूलों से रूुदी चमेली, 
-“-मनस्‌ (वि०) अच्छे मन वाला, अच्छे स्वभाव 
का, उदार 2. खब प्रसन्न, संतुष्ट, (पूं०) . देव, 
देवता 2, विद्वान्‌ पुरुष 3. वेद का विद्यार्थी 4. गेंहूं 
5. नीम का वक्ष (स्त्री०, नपुं०--कुछ विद्वानों के 
अनूसार केवल ब० व० में प्रयोग) फूछल--रमणीय 
एप व: सुमनसां संनिवेश:--मा० १, (यहाँ संख्या १ 
में दिया गया विशेषणपरक अर्थ भी अभिप्रेत हूँ) ,-कि 


सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्ध: कस्तूरिकाजननशक्तिभता 
मृगेण--रस०, शि० ६।६६, फ़लू: कथ, फलम्‌ 
जायफल, --भमित्रा दशरथ की एक पत्नी और लक्ष्मण 
तथा शत्रध्त की माता का नाम,-मुख (वि०) (स्त्री ० 
-खजा,--खी ) . सुन्दर चेहरे वाला, प्रिय 2. सुहा- 
बना 3. निर्वेंतित, आतुर - कि० ६।४२, (- खः) 
. विद्वान पुरुष 2. गरुड का विशेषण 3. गणश का 
विशेषण 4. शिव का विशेषण, (-- खम्‌) नाखून की 
खरोंच ( _खा खी) [. सुन्दर स्त्री 2. दर्पण, 
--मुलूकम॒ गाजर, -- मेधस्‌ (वि०) अच्छी समझ रखने 
वाला, बुद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली (प्‌०) बुद्धिमान, पुरुष, 
- मेरु: . 'सुमेरु नाम का पवित्र पवत 2. शिव का 
नाम, - यवसम्‌ संदर घास, अच्छी चरागाह,--योधनः 
दुर्योधन का विशेषण,--रक्‍्तकः . ग्रेरु 2. एक प्रकार 
का आम का पेड़, - रझ्छू४ . अच्छा रंग 2. संतरा 
“धातुः गरु,--रझ्जनः सुपारी का पेड़, - - रत (वि०) 
. अति प्रमोदी 2. क्रीडाशील 3. अत्यधिक अनुरक्त 
4. करुणामय, सुकुमार, ( तम्‌) 4. बड़ी प्रसन्नता, 
अत्यानन्द 2. संभोग, मंथुन, रतिक्रिया - सरतमृदिता 
बालवनिता--भतं ० २४४, ताली . दूती, कुट्टनी 
2. शिरोभूषण, सिर की - माला, 'प्रसंगः कामकेलि मे 
व्यसन - कु० १।१९,--रतिः (स्त्री०) भोग- 
विलास, आनन्द, मज़े,--रस (वि०) . अच्छे रस 
वाला, रसीला, मज़ेदार 2. मधुर 3. ललित 
(रचना), (- सः,- सा) सिघवार पोधा (- सा) 
दुर्गा का नाम,--रूप (वि०) 7. अच्छा बना 
१४० 


: बनता हैं, परन्तु ! 


) 


हुआ, सूदर, मनोहर--सुरूपा कन्या 2. बुद्धिमान, 
विद्वान (“प:) शिव का विशेषण,--रेभ (वि०) 
अच्छी आवाज़ वाला--कि० १५।१६, (--भम) टीन, 
जस्त,--लक्षण (वि०) . शभ व सुन्दर लक्षणों से 
युक्त 2. भाग्यशाली, (--णम्‌ ) . निरीक्षण, सुपरी- 
क्षण, निर्धारण, निशचयन 2. अच्छा या शुभ चिह्न, 
- लभ (वि०) . जो आसानी से मिल सके, सुप्राप्य, 
प्राप्प, सुकर-न सुलूभा सकलेनन्‍्दुमखी च सा- विक्रम० 
२॥९, इृदमसुलूभवस्तु प्रार्थना दुनिवारम--२।६ 
2. तत्पर, अनुकूल बना हुआ, यीग्य, उपयुक्त--निष्ठ- 
यतरचरणोपभोगसुलभो लाक्षारस: केनचित्‌-श० 
४५ 3. स्वाभाविक, समुपयक्त--मानृषतासुलभो 
लघिमा--का०, कोप (वि०) जो शीघ्र क्र॒ढ् हो 
जाय, जो आसानी से भड़काया जा सके,- लोचन 
(वि०) सुन्दर आाँखों वाला, (--नः) हरिण, (-ना) 
सुन्दर स्त्री, -- कोहकम पीतऊ,--लोहित (वि०) 
गहरा छाल, (-- ता) अग्नि की सात जिह्बाओं में 
से एक,--बक्त्रम॒]. सुन्दर चेहरा या मुख 2. शुद्ध 
उच्चारण, - बनस्‌, --वच्चस्‌ (नपुं०) वाम्मिता, 


--वचिक:,-- का सज्जी, क्षार,--वर्ण दे० शब्द के 
नीचे,-- वह (वि०) . सहनशील, सहिष्णु 2. धये- 
वान्‌, झेलने वाला 3. जो आसानी से लेजाया जा सके, 
--वासिनी 7. विवाहित या एकाकिनी स्त्री जो अपने 
पिता के घर रहती है 2. विवाहिता स्त्री जिसका पति 
जीवित हें, -विक्रान्त (वि०) बहादुर, साहसी, शूर 
(--तम्‌ ) शौयं,--विद्‌ (पुं०) विद्वान्‌ पुरुष, बृद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति (स्त्री०) बुद्धिमती या चतुर स्त्री,--बिदः 
अन्तः पुर का सेवक,--बिदन्‌ (प्‌०) राजा,--विदल्लः 
अन्त: पुर का सेवक ('सौविदल्ल' का अशूद्ध रूप) 
(-ल्लम ) अन्त: पुर, रनिवास,--बविदल्ला विवाहित 
सत्री-विध (वि०) अच्छी प्रकार का,--विधम्‌ 
(अव्य०) आसानी से,-- विनीत (वि०) भछी-भाँति 
प्रशिक्षित, विनयी, (-- ता) सुशील गाय,--बिहित 
(वि०) . भली भाँति रक्‍्खा हुआ, अच्छी तरह जमा 
किया हुआ 2. सुव्यवस्थित, सुसंभृत, खाद्यसामग्री से 
युक्त, भली-भाँति क्रमबद्ध--सुविहितयोगतया आयेस्य 
न किमपि परिहास्यते- श० १, कलहँँसमक रन्दप्रवे- 
शावसरे तत्‌ सुविहितम्‌ - मा० १,-- वी (बी) ज 
(वि०) अच्छे बीजों वाला (-जः) ॥. शिव का 
नाम 2. खसखस (--जम्‌ ) अच्छा बीज, - वीराम्लम्‌ 
कांजी,---बीर्य (वि०) . अति बलशाली 2. शौयंबल 
युक्त, शूरवीर, पराक्रमी, (- यम) ।. अतिशौय 
2. शरवीरों की बहुतायत 3. बेर का फल, (र्न्न्या) 
जंगली कपास, --वत्त (वि०) . शिष्टाचार युक्त, 
सदगुणी, नेक, भला,--मयि तस्य सुवृत्तवर्तते लूघु- 


( १११४ ]) 


सन्देश पदा सरस्वती --रघ्‌० ८।७७ 2. अच्छा गोल 
सुन्दर वर्तृलाकार या गोल -मृदुनाति सुवृत्तेन: सुमुष्टे- 
नातिहारिणा । मीदकेनापि कि तेन निष्पत्तियेस्य 
सेवया,-या सुमखो5पि सुवृत्तोषपि सन्‍्मागपतितो<पि च | 
महतां पादलग्नोषपि व्यथयत्यंव कण्टक: (यहाँ 
सभी विशेषण दोहरे अर्थों में प्रयक्त किए गए हें) 
बैल (वि०) 4. शान्त, निश्चल 2. विनम्र, निस्तब्ध 
( ) त्रिकूट पवत का नाम,--ब्रत (वि०) घामिक 
ब्रतों के पालन में दढ़, सवंथा धामिक तथा सदगणी 
(--त:) ब्रह्मचारो ' (-ता) 4. सुन्दर ब्रत वाली साध्वी 
पत्नी 2. सुशील गाय, सीधी गाय जिसका दूध आसानी 


से निकाला जा सके,-शंस (वि०) प्रख्यात, प्रसिद्ध, यशस्वी, 


प्रशंसनीय,--शक (वि०) सुसाध्य, आसान, सरल 
-शल्यः खदिर वक्ष,-शाकम्‌ अदरक,-ज्ञासित (वि०) 
भली-भांति नियंत्रण में, सुनियंत्रित,-शिक्षित (वि०) 
सुशिक्षाप्राप्त, प्रशिक्षित, अच्छी तरह सधाया हुआ 
>शिखः अग्नि (-खा) . मोर की छिखा 2. मुर्गें की 


कलगी,--शील (वि०) अच्छे स्वभाव वाला, मिलनसार 
(>ला) . यम को पत्नी का नाम 2. कृष्ण की आठ 
प्रेयसियों में से एक, (वि०) . अच्छी तरह 
सुना हुआ 2. वेदज्ञ, (-तः) एक आयवंद पद्धति का 
प्रणेता, जिसकी कृति, चरक की कृति के साथ-साथ 
आज भी भारतवषे म प्राचीनतम आवृवद का प्रामा- 
णिक ग्रन्थ माना जाता हात-श्लिष्ट (वि०) . भली- 
भांति क्रमबद्ध, संयक्‍त 2. भली-भांति उपयक्त--मा[० 
१,-अबलेषः आलिगन या घनिष्ठ मिलाप,--संदक्ष 
(वि०) देखने में रुचिकर,--संनत (वि०) सुनिदेशित 
(जैसा कि बाण),--सह (वि०) . जो आसानी से 
सहन किया जा सके 2. सहनशील,. सहिष्ण (-हः) 
शिव का विशेषण, - सार (वि०) अच्छे रस वाला, 
रसीला (-रः) 4. अच्छा रस, सत या अक 2. सक्ष- 
मता 3. लाल फल का खदिरवक्ष, स्‍थ (वि०) 


. समुपयक्‍त, अच्छे अर्थ मे प्रयक्‍त 2. अच्छे स्वास्थ्य 
में, स्वस्थ, सुखी 3. अच्छी या समद्ध परिस्थितियों में 
समद्विशाली 4. प्रसन्‍न, भाग्यशाली, [ ) सुख 
की स्थिति, कल्याण सस्थ को वा न पण्डित:---हि ० 
३।२१ (इसी अथ मे सुस्थित)--स्थिता, स्थिति 
(स्त्री०)) . अच्छी दशा, कुशल क्षेम, कल्याण, 
आनन्द 2. स्वास्थ्य, रोगोपशमन, -स्मित (वि०) 
प्रसन्‍नता पूवक मस्कराने वाला, (-ता) प्रसन्‍नवदना 
हसमख स्त्री,--स्वर (वि०) 4. सरीला, समघर स्वर 
वाला 2. उच्च स्वर,--हित (वि० ) . नितान्‍्त योग्य 
या उपयक्त, समचित 2. हितकर, श्रेयस्कर 3. सौहा- 
दंपर्ण, स्‍नेहीं 4. सन्तुष्ट (-ता) अग्नि की सात 
जिद्दाओं में एक, - हद (वि०) कृपापूर्ण हृदय वाला 


हादिक, मंत्रीपृर्ण, प्रिय, स्नेही (पँ०) 4. मित्र -- सहृद 
पश्य वसन्‍्त कि स्थितम्‌--कु० ४॥२७, मन्दायन्ते न 
खल सहृदामम्यपेताथकृत्या: मंघ० ४० 2. मित्र 
भेदः मित्रों का वियोग, वाक्धम सद्भावपर्ण सम्मति 
-हँदः मित्र-- हृदय (वि०) 4. सुन्दर हृदय वाला 
2. प्रिय, स्नेही, प्रंमी । 


सुख (वि०) [ सुख्‌--अच्‌ |. प्रसन्‍न, आनन्दित, हषर- 


पूर्ण, खुश 2. रुचिकर, मधर, मनोहर, सुहावना 
--दिशः प्रसेदुमरुतों ववः सुखा:--रघृ० ३।१४ इसी 
प्रकार--सुखश्रवा निस्वना:--३।१९ 3. सदगणी 
पुण्यात्मा 4. आनन्द लेने वाला, अनुकूल + श० ७।१८ 
5. आसान, सुकर--कु० ५।४९ 6. योग्य, उपयुक्त, 
जम . आनन्द, हफषे, खशी, प्रसन्‍नता, आराम 
- यक्केक्नत दुःखात्सुख॑ तद्गसवत्तरम - विक्रम ० 
२।२१ 2. समृद्धि - अद्वेतं सुखदःखयोरनगणं सर्वास्व 
वस्थासु यत्‌ - उत्तर० १॥३९ 3. कुशल क्षेम, कल्याण 
स्वास्थ्य-देवीं सुखं प्रष्ट गता--मालवि० ४ 
4. चन, आराम, (दुःखादिकों का) प्रशमन--( प्राय 
समास म प्रयक्त--यथा सुखशयन, सुखोपविष्ट 
सुखाश्रय आदि) 5. सुविधा, आसानी, सहूलियत 
6. स्वगं, वकुण्ठ 7. जल,--खम्‌ (अव्य०) 4. प्रस- 
त्नता प्वक, हे प्ृवक 2. सकुशल, स्वस्थ--सुख- 
मास्तां भवान्‌ (भगवान्‌ आपको स्वस्थ तथा सकुशलरू 
रक्‍खे ) 3. आसानी से, आराम से --असञ्जातकिण- 
स्कन्धः सुखं स्वप्रिति गौगेंडि:--काव्य ० १० 4. अना- 
यास, आराम - अज्ञ: सुखमाराष्यः सुखतरमाराध्यते 
विशषज्ञ:--भत्‌० २॥३ 5. वस्तुतः, इच्छा पूव॑क 
6. चुपचाप, शान्ति पूवक । सम०--आधारः स्वग 
-- आप्लव (वि०) स्नान के लिए उपयक्त,-- आयत 
-आयन: खूब सघाया हुआ या सीधा घोड़ा, आरोह 
(वि०) जिस पर चढ़ना आसान हो,-आलोक (श्रि०) 
सुदर्शन, प्रिय, मनोहर,--आवह (वि०) आनन्द की 
ओर ले जान वाला, सुहावना. सुखकर,--आज्ञ: वरुण 
का नाम,-आशकः ककड़ी,--आस्वाद (वि०) . मधुर 
स्वादयुक्त, मधुर रसयकक्‍त 2. रुचिकर, आनन्ददायी 
(-दः ) . सुखकर रस 2. (सुख का ) उपभोग,-उत्सवः 
. आनन्द मनाना, ख़शी, उत्सव, आनंदोत्सव 2. पति 
“-उदकमस गरम पानी उदयः आनन्द की अनभति 
या सुख का उदय, - उदक (वि०) फल में सुखदायी 
>”जउद्य (वि०) जिसका उच्चारण रुचि के साथ या 
सुख से हो सके, -- उपबिष्ट (वि०) आराम से बंठा 
हुआ, सुख से बठा हुआ,- एपिन्‌ (वि०) आनन्द 
चाहने वाला, सूख की अभिलाषा करने वाला,-- कर, 
-कार,-- दायक: (वि०) आनन्द देने वाला, सुख- 
कर, सुहावना,-व (वि०) सुख देने वाला, (-दा) 


( १११५ ) 


इन्द्र के स्वर्ग की वारांगना, (वर्म्‌) विष्णु का आसन, ! 


>बोधः . सुख संवेदना 2. आसानी से प्राप्य ज्ञान, 
--भागिन्‌, - भाज्‌ (वि०) प्रसन्न,--अव,अति (वि०) 
कानों को मीठा, कर्णमध्र,--कि० १४।३,--सड्निन्‌ 
व का साथी, - स्पशें (वि०) छूने में सुखकर । 

कक क० क्ृ०) [सु+क्त] . उड़ेला गया 2. निकाला 
गया, या निचोड़ा गया (जंसे कि सोमरस) 3. जन्म 
दिया गया, उत्पादित, पैदा किया गया,--तः ॥. पुत्र 
2. राजा। सम०--आत्मजः पोता, (-जा) पोती 
उत्पत्ति: (स्त्री०) पुत्र का जन्म,--निर्विशेषम्‌ 
(अव्य०) “जो सीधे पुत्र से प्राप्त नहो पुत्र की 
भांति--रघु० ५।६,--वस्करा सात पुत्रों की माता, 
-+स्नेहः पितप्रेम, वात्सल्य । 

इतवत्‌ (वि०) [सुत--मतुप्‌] पुत्रों वाला--पुं० पुत्र का 

प्रता । 


चुत 


सुता [ सुत-+-टाप ] परुत्री,--तमथंमिव भारत्या सुतया 
योक्‍्तुमहेंसि - कु० ६७९ । 

सुतिः [सु+क्तिन्‌ | सोमरस का निकालना । 

सुतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नो) [सुत--इनि] बच्चे वाला 
या बच्चों वाला, (पूृं०) पिता । 

सुतिनी [सुतिन--डीपू] माता - तेनाम्बा यदि सृतिनी 
स्पाद्दद वन्ध्या कीदशी भवति--सुभा० । 

सुतुत (वि०) अच्छी आवाज़ वाला । 

सुत्या [सु+क्यप्‌--टापू, तुक] !. सोमरस निकालना, या 
तेयार करना 2. यज्ञीय आहुति 3. प्रसव । 

सुत्रामन्‌ (पुं०) [सुष्ठु त्रायते - सु+त्रे+-मनिन्‌, पृषो०] 
इन्द्र का नाम । 

सुत्वन्‌ (प०) [सु+कक्‍्वनिप्‌, तुक] 7. सोम रस को उपहार 
में देने वाला या पीन वाला 2. वह ब्रद्मवारी जिसने 
(यज्ञ के आरंभ में या पूर्णाहति पर) भाचमन और 
मार्जन का अनुष्ठान कर लिया हैं । 

सुदि (अव्य०) [सुष्ठ दीव्यति - सु+दिव्‌--डि] चान्द्र- 
मास के शुक्लपक्ष में -तु० 'वदि' । 

सुधन्वाचायें: (पुं०) पतितवेद्य का सवर्णा स्त्री में उत्पन्न 
पुत्रन--तु ० मन्‌ु० १०॥२३। 

सुधा [सुष्ठ घीयते, पीयते धे (घा)--क--टाप] 7. देवों 
का पेय, पीयूष, अमृत --निपीय यस्य क्षित्तिरक्षिण: 
कथां तथाद्रियन्ते न बुधा: सुघामपि--नं० १४१ 
2. फलों का रस या मधु 3. रस 4. जल 5. गंगा का 
नाम 6. सफ़ेदी, फ्लस्तर, चूना--कलासगिरिणेव 
सधासितेन प्राकारेण परिगता--का०, रघु० १६९।१८ 
7. ईंट 8. बिजली 9. संहुड । सम० --अंशु: !. चाँद 
2. कपूर,  रत्नम मोती, - अदड्भ:,--आकार:, आधार: 
चाँद,--जीविन्‌ (पुं०) पलस्तर करते वाला, इंट की 
चिनाई करने वाला, राज,--द्रवः अमृश्त के समान 


तरलद्रव्य,---बवलित (वि०) पलस्‍स्तर किया हुआ, 
सफ़ेदी किया हुआ, - निधि: 7. चाँद कप्र,-- भवनम्‌ 
चने लिपा-पुता मकान, -- भित्तिः (स्त्री०) !. पलस्तर 
को हुई दीवार 2. ईटों की दीवार 3. पाँचर्वां मुह॒ते 
या दोपहरबाद,--भुज्‌ (पुं०) सुर, देव--भतिः . चाँद 
2. यज्ञ, आहुति--मयमभ्‌ ईंट या पत्थरों का बना 
मकान 2. राजकीय महल, - वर्ष: अमृ तवर्षा,--वर्षिन 
(पूं०) ब्रह्मा का विशेषण,-- वासः . चाँद 2. कपूर, 
-- वासा एक प्रकार की ककड़ी,-सित (वि०) . चने 
जेसा सफेद 2. अमृत जैसा उज्ज्वल 3. अमृत से भरा 
हुआ जगतीशरण यक्‍तो हरिकान्त: सुघाशित: - कि० 
१५।४५, (यहाँ पर इस शब्द का प्रथम और द्वितीय 
अर्थ भी घटता हे), - सृतिः . चांद 2. यज्ञ 3. कमर 
“ स्यन्दिनू (वि०) अमृतमय, अमृत बहाने वाला 
--भत्‌० २।६, - त्रवा ताल॒जिहा, कोमल ताल का 
लटकता हुआ मांसल भाग, - हरः गरुड़ का विशेषण, 
दे० गरुड । 

सुधितिः (पूं०, स्त्री०) [सु+धा--क्तिच्‌ ] कुल्हाड़ा । 

सुनारः [सुष्ठ नालमस्य--प्रा० ब०, रूस्य र:| . कुतिया 
की औड़ी 2. साँप का अण्डा 3. चिड़िया, गोर॑या ! 

सुनासी (ज्ञी) रः [सुष्ठी नासी (शी) रम्‌ अग्रर्सन्यं यस्य 
-- प्रा० ब० | इन्द्र का विशेषण । 

सुन्द: (पंं०) एक राक्षस, उपसूंद का भाई,- यह दोनों 
भाई निकुम्भ राक्षस के पृत्र थे (उन्हें ब्रह्मा से एक 
वर मिला था--कि वे जब तक स्वयं अपना वध न 
करें, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे । इस वरदान के 
कारण वे बडा अत्याचार करने लगे । अन्त में इन्द्र 
को तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजनी पड़ी--जिसके 
लिए झगड़ा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को मार 
डाला) । 

सुन्दर (विै०) ( स्त्री०-रो ) [सुन्द--अरः] 7. प्रिय, 
मनोज्ञ, मनोहर, आकर्षक 2. यथार्थ,-- र: कामदेव 
का नाम,-- री मनोरम स्त्री, एका भार्या सुन्दरी वा 
दरी वा--भत्‌ ० २।११५, विद्याघरसुन्दरीणाम्‌--कु० 
१।७ । 


सुप्त (भू० क० क्ृ०) [स्वप्‌+क्त] . सोया हुआ, सोता 
हुआ, निद्राग्रस्त--न हि सुप्तस्थ सिहस्य प्रविशन्ति 
मुखे मृगा:--हि० प्र० ३६ 2. लूकवा मारा हुआ, 
स्तम्भित, सुन्न, बहोश-दे० स्वप्‌,--प्तम्‌ निद्रा, 
गहरी निद्रा। सम०--जनः 4. सोता हुआ व्यक्ति 
2. मध्यरात्रि, -ज्ञानम्‌ स्वप्न,--त्वच्‌ (वि०) अर्घाग- 
ग्रस्त, लकवा मारा हुआ । | 

सुप्ति: (स्त्री०) [स्वप्‌--क्तिन्‌] . निद्रा, सुस्ती, ऊंघ 
2. बहोशी, लकवा, स्तम्भ, जाड्य 3. विद्वास 
भरोसा । 


( १११६ 


सुमः [सुष्ठ मीयतेडदः--सु+मा-+क] 4. चाँद 2. कपूर 


सुर: 


3. आकाश,--मम्‌ फल -भामि० १।८४ । 


[सुष्ठ राति ददात्यभीष्टम्‌--सु--+रा+क] ॥. देव, 
देवता --सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्व॒ता: 
--राम०, सुघया तपयते सुरान्‌ पितृइच--विक्रम० 
३।७ रघु० ५१६ 2. ३३ की संख्या 3. सूर्य 4. ऋषि, 
विद्वात्‌ू पुरष। सम०--अद्भूना दिव्यांगना, देवी, 
अप्सरा--रघ्‌० ८।७९,--अधिपः इन्द्रका विशेषण 
-अरिः 4. देवों का शत्र, राक्षस 2. झींगुर की 
चींचीं,-- अहम | सोनां 2. केसर, ज़ाफरान,--आचार्य: 
बहस्पति का विशेषण,-- आपया स्वर्गीय नदी गड्जा 
का विशेषण,--आलयः ।. मेरु पव॑त 2. स्वर्ग, बकुण्ठ, 
-इईज्यः बृहस्पति का नाम,--इज्या पवित्र तुलसी, 
---हल्द्र:, - ईडा:,  ईषवरः इन्द्र का नाम,--उत्तमः 
. सूर्य 2. इन्द्र --उत्तर: चन्दन की लकड़ी,--ऋषि: 
(सुरधिः) दिव्य ऋषि, देवधि,--कादः विश्वकर्मा 


] क्षत 


रुचिकर 3. चमकीला, मनोहर - तां सोरभेयीं सुरभि- 
यंशोभि: 4. प्रियतम, मित्रसदश 5. विश्यात, प्रसिद्ध 
6. बुद्धिमान, विद्वान्‌ 7. नेक, भला, - भिः . सुगंध, 
खदब, सुवास 2. जायफल 3. साल वक्ष -की राल, या 
कोई भी राल 4. चम्पक वृक्ष 5. शमी वक्ष 6. कदंब 
का पेड़ 7. एक प्रकार की सुगंधित घास 8. वसन्‍्त 
ऋतु विक्रम० २॥२०, (स्त्री०) . लोबान का 
वक्ष 2. तुलसी 3. मोतिया 4. एक प्रकार की सुगंघ, 
या सुगंधित पौधा 5. मदिरा 6. पशथ्ची 7. गाय 
8. समृद्धि देन में प्रसिद्ध गाय - सुतां तदीयां सुरभेः 
कृत्वा प्रतिनिधिम्‌ - रधू० १।८१, ७५ 9. मात॒काओं 
में से एक, - (नपुं०) . मधुर गंध, सुवास, खशबू 
2. गंधक 3. सोना । सम० - घृतम्‌ सुगंधित मक्खन, 
खशबबार घी,-जिफला . जायफल 2. लॉग 3. सुपारी, 

बाण: कामदेव का विशेषण, - मासः वसंत ऋत, 
- मुखम वसंत ऋतु का आरम्भ । 


का विशेषण,--कार्मुकम्‌ इन्द्रधनूप,--गुरः बुहस्पति का | चुरभिका [ सुरभि+ कन्‌ +टाप्‌ ] एक प्रकार का केला । 
विशेषण,--प्रामणी (पुं०) इन्द्र का नाम,--ज्येष्ठ: सुरभिसत्‌ (पुं०) [ सुरभि--मतुप्‌ ] अग्नि का नाम । 
सुरा [स--कन्‌-- टाप्‌ | ।. मदिरा, शराब-सुरा व मलमन्ना- 


ब्रह्मा का विशेषण, -- तरु: स्वर्ग का वक्ष, कल्पवक्ष, 
-“तोषकः कौस्तुभ नाम की मणि,--बाद (नपुं०) देव- नामू-मनु ० ११९३, गौडी पष्टी च माध्वी च विज्ञेया 
जिविधा सुरा -- ९४ 2. जल 3. पान-पात्र 4. साँप । 


दारु वक्ष --दीघिका गंगा का विशेषण,- दुन्दुभी पवित्र 
तुलसी, -- द्विपः . देवों का हाथी 2. ऐरावत, - द्विष्‌ सम० - आकारः शराब खींचने की भट्टी, - आजोव:, 
आजोविम्‌ (पूं०) कलाल,--आलय:ः मसदिरालय, 


(पुं०) राक्षस -रघु० १०१५, -घनुस्‌ (नपुं०) 
इन्द्रधनूष,--सु रघधनु रिद॑ दूराक्ृष्ट न नाम शरासनम्‌ मधुशाला, - उदः शराब का समद्र,- प्रहः मदिरा भर 
कर रक्‍खा हुआ बतंन, - ध्वज: शराब की दुकान के 


-- विक्रम० ४।१,--थूपः तारपीन, राल, -- निम्नगा कल 
बाहर टगा हुआ झंडा, -प (वि०) ॥. । 


गंगा का विशेषण,--पतिः इन्द्र का विशेषण,--पथम्‌ 
आकाश, स्वरगं,--पवत: मेद पहाड़,-- पादपः स्वर्ग मद्यप 2. सुहावना, रुचिकर 3. बुद्धिमानू, ऋषि, 
“ पाणस, - पानम्‌ मदिरा या शराब का पीना, 


का वक्ष, जेसे कि कल्पतरु--प्रियः 4. इन्द्र का 
नाम 2, बहस्पति का नाम,--भूयम्‌ देव के साथ अन-  पात्रम, - भाण्डम्‌ शराब का प्याला, या गिलास 
--भागः खमी र, फंन, --मण्ड: (खमीर पंदा होने के 


न्यरूपता, देवत्वग्रहण, देवत्वारोपण, - भवह: देवदारु 
वक्ष,--युवतिः (स्त्री ० ) दिव्य तरुणी, अप्सरा/-लासिका समय ) मदिरा के ऊपर जमने वाला फन,---सन्धानम्‌ 
मदिरा खींचना। 


मुरली, बांसुरी,--छोकः स्वर, वर्त्मनू (नपुं०) क्‍ 
आकाश, बल्‍लो पवित्र तुलसी,--विहिष्‌,--बेरिन्‌ | सुबर्ण (वि० ) [ सुष्ठ वर्णोष्स्य-प्रा० ब० ] ।. अच्छे 


जीव -+-+-.----.. 


--श्त्र (पं०) असुर, दानव, दंत्य,--सब्यन्‌ (नपुं०) 
कक के कि ( 

स्वर्ग, वकुंठ,--सरित्‌, सिन्घु (स्त्री०) गंगा--सुर- 

सरिदिव तेजो वह्लिनिष्दयूतमशम--रघु ० २॥७५, 

--सुन्दरो, -स्त्री दिव्यांगना, अप्सरा--विक्रम० 

१३ । 


सुरदड्भःः गा [ ? |॥. संघ 2. अन्त:कक्ष मार्ग, मकान के 


नीचे खोदा हुआ मार्ग---ऐकागारिकेण तावतीं सुरज्ां 
कारयित्वा--दश०, सुरद्भया बहिरिपगतेष्‌ युध्मासू 
--म॒द्र ० २, (सुरुड्रा भी लिखा जाता हे ) । 


सुरभि (वि०) [ सु+रभ्‌+इन्‌ ] . मधुर गंध युक्त, 


खशबदार, सुगंघ युक्त - पाटलूसंसगंसु रभिवनवाता: 
- श० १॥३, मेघ० १६, २०, २२ 2. सुहावना, 


रंग का, सुन्दर रंग का, चमकोले रंग का, उज्ज्वल, 
पीला, सुनहरा 2. अच्छी जाति या बिरादरी का 
3. अच्छी ख्याति का, यशस्वी, विख्यात,-णें: . अच्छा 
रग 2. अच्छी जाति या बिरादरी 3. एक प्रकार का 
यज्ञ 4. शिव का विशेषण 5. घत्रा,--णंम्‌ . सोना 
2. सोने का सिक्‍का (पुं० भी )--ननन्‍्वहं दश सुवर्णान्‌ 
प्रयच्छामि--मच्छ ० २ 3. सोलह माहे के बराबर 
सोने का तोल या १७५ ग्रेन के लगभग ([पृं० भी) 
4. घन, दौलत, ऐश्वयं 5. एक प्रकार की पीले चन्दन की 
लकड़ी 6. एक प्रकार का गेंठ । सम०--अभिषेक: दूल्हा 
और दुल्हिन पर उस जल के छोटे देने जिसमें सोने 
का टुकड़ा डाला हुआ हो,--कदली केले का एक 


( १११७ ) 


प्रकार, --कत्‌ं, - कार, --कृत (पुृं०) सुनार,-गणितम्‌ 
गणित में हिसाब लगाने की एक विशेष रीति 
--पुष्पित (वि०) सोने से भरा-पूरा -- उदा० सुवर्ण- 
पुष्पितां पथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जना:। श्रइ्च कृत- 
विद्यरच यशच जानाति सेवितुम्‌ -पंच० १।४५,-पृष्ठ 
(वि०) सोना चढा हुआ, सोने का मुल्म्मा चढ़ा 
हुआ,  -माक्षिकम्‌ खनिज पदार्थ विशेष, सोनामाखी 
>“यूथी पीली जू ही,--रूप्यक (वि०) सोने ओर 
चाँदी से भरपुर, - रेतस (पृं०) शिव का विशषण 
--वर्णा हल्दी, -- सिद्ध: जिसने जादू से सोना प्राप्त 
कर लिया हं,-स्तेयम्‌ सोने की चोरी (पाँच महापातकों 
में से एक) 

सुवर्णकम | सवर्ण--कन्‌ ] १. पीतल, कांसा 2. सीसा । 

सुवर्णत्रत्‌ (वि०) | सवर्ण-मतुप्‌ |] . सुनहरा 2. सुनहरे 
रंग का, सुन्दर, मनोहर । 

सुषम (वि०) [ सुष्ठ सम॑ सर्व यस्मात्‌ - प्रा० ब० ] 
अत्यंत प्रिय या सुन्दर, बहुत सुखकर,--भा परम 
सोन्दय, अत्यधिक आभा या कान्ति-- कुरबककुसुमं 
चपलासुषमं--गीत ० ७, सुषमाविषय परीक्षण निखिल 
पद्ममभाजि तन्मखात्‌--नं० २॥३७, भामि० १। 
२६, २।१२ । 

सुषवी [ सु--सु+-अच्‌ --डछीष | . एक प्रकार की लोकी 
2, काला जीरा 3. जीरा । 

सुषाद: (पूं०) शिव का विशेषण । 

सुषि: (स्त्री०)) [शष्‌-+-इन्‌, प॒षो० शस्य सः | छिद्र 
सूराख, तु० 'शुषि 

सुधि (षी) म (वि०) [| सु+-इ्य--मक्‌, सम्प्रसारण, 
पृषो० ] 4. शीतल, ठंडा 2. सुखकर, रुचिकर, मः 
4. शीतलता 2. एक प्रकार का साँप 3. चन्द्रकान्त- 
मणि । 

सुषिर (वि०) | शब्‌--किरच, पृषो ० शस्य सः | . छिद्रों 
से पूर्ण, खोखला, सरन्ध्र 2. उच्चारण में मन्द, रम्‌ 
. छिद्र, रन्ध्र, स्ूराख 2. कोई भी बाजा जो हवा 
से बज । 

सुषप्तिः (स्त्री०) [ सु+-स्वप्‌--क्तिन्‌ | . गहरी या 
प्रगाढ़ निद्रा, प्रगाढ़ विश्राम 2. भारी बेहोशी, आत्मिक 
अज्ञान - अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्त शब्द- 
निदशया परमेह्वराश्रया मायामयी महासुषप्तियेस्यां 
स्वरूपप्रतिबोधरहिता: शेरते संसारिणो जीवा:-ब्रह्मसूत्र 
पर शारी० भाष्य--१।४।३ । 


सुषुम्ण: [ सुष्‌ -+ म्ना--क ] सूय की प्रधान किरणों में से 


एक,--म्णा शरीर की एक विशेष नाड़ी जो इडा 
तथा पिगला नाम की वाहिकाओं के मध्य में 
स्थित हैं । 

सुष्द (अव्य०) [ सु+-स्था --कु ] . अच्छा, उत्तमता के 


साथ, सुन्दरता से 2. अत्यंत, बहुत ज्यादह--सुष्ठ 
शोभसे आयपुत्र एतेन विनयमाहात्म्यंन---उत्तर० १ 
3. सचम्‌च, ठीक,--शब्दः सुष्ठ प्रयकक्‍त:---सव ० 
अथवा सुष्ठ खल्विदम च्यते । 

सुध्मम [ सु-+ मक़्‌, सुक्‌ | रस्सी, डोरी, रज्जू । 

सुहद्माः (पु०. ब० व०) एक राष्ट्र का नाम--आत्मा 
संरक्षित: सद्दावत्तिमाश्रित्य वतसीम--रघ० ४।३५ | 

स्‌। (अदा० दिवा० आ०-सूते, सूयते, सूत ) उत्पन्न करना 
पदा करना, जन्म देना (आलं० से भी )-- असृत सा 
नागवधूपभोग्यम्‌ - कु० १।२०, कीति सूते दृष्कृत॑ 
या हिनस्ति - उत्तर० ५।३१, भ्र--, उत्पन्न करना 
पंदा करना, जन्म देना । 

॥ (तुदा० पर० सुवति) . उत्तेजित करना, उकसाना, 

प्रेरित करना 2. (ऋण का) परिशोध करना । 


स्‌ (वि०) [ सू+क्विप्‌ | (समास के अन्त में प्रयवत) 
उत्पन्न करने वाला, पदा करने वाला, फल देने वाला 
(स्त्री०) 4. जन्म 2. माता । 
सृकः [ सू-कन ] . बाण 2. हवा, वाय 3. कमर । 
सुकरः [ सू-- करन, कित्‌ | 4. वराह, सूअर--दे ० शूकर 
एक प्रकार का हरिण 3. कुम्हार,---री . सूअरी 
एक प्रकार की काई, शवाल । 


सुक्म [ सूक--+ मन, सुक्‌ च नेट ] . बारीक, महीन, 
आणविक-जालांत रस्थसूर्याशाों यत्‌ सृक्ष्मं दश्यते रज: 
2. थोड़ा, छीटा--इृदमपहितसक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे 
श० १।१८, रघृ० १८४९ 3. बारीक, पतला 
कोमल, बढ़िया 4. उत्तम 5. तेज़, तीक्ष्ण, बेधी 
6. कुलाभिज्ञ, चालबाज़, ध॒तं, प्रवीण 7. यथार्थ, यथा- 
तथ्य, बिल्कुल सही, ठीक,--क्ष्मः 4. अण, 2. केतक 
का पौधा 3. शिव का विशेषण,-क्ष्मम . स्वव्यापक 
सूक्ष्म तत्व, परमात्मा 2. बारीकी 3. संनन्‍्यासियों द्वारा 
प्राप्प तीन प्रकार की शक्तियों में से एक, तु० सावद्य 
4 कलशभिज्ञता, प्रवीणता 5. जालसाज़ी, धोखा 
6. बारीक धागा 7. एक अलंकार का नाम जिसकी 
परिभाषा मम्मट ने इस प्रकार दी हें - कुतो$पि 
लक्षित: सुक्ष्मोष्प्यर्थो न्‍्यस्म प्रकाश्यत । धर्मेण केनचि- 
य्त्र तत्सक्ष्मं परिचक्षते ॥ काव्य० १०। सम० 
--एला छोष्टो इलायची, - तण्डलः पोस्त, - तण्डला 
. पीपल, पीपली 2. एक प्रकार का घास,--दरशितां 
सूक्ष्मदृष्टि होने का भाव, तीक्षणता, अग्रदृष्टि, बद्धि 
मानी,--दछ्षिन्‌, - दृष्ठि (वि०) . तेज नज़र वाला 
इयन जंसी दृष्टि वाला 2. बारीक विवेचनकर्ता 
3. तीक्ष्ण, तेज़ मन वाला,--दारु (सपुं०) लकड़ी का 
पतला तख्ता, फलक,--देहः,--शरो रम लिंग शरीर 
जो सूक्ष्म पंच महाभूतों से यकक्‍त हें,--पत्र: . धनिया 
2. एक प्रकार का जंगली जीरा 3. एक प्रकार का 


( १११८ ) 


लाल गन्ना 4. बबूल का पेड़ 5. एक प्रकार की सरसों, 
--पर्णी एक प्रकार की तुलसी,--पिष्पली बनपीपली 
>“बेद्धि (वि०) तेज्ञ बद्धि वाला, प्रखर, बद्धिमान्‌, 
प्रतिभाशाली, (स्त्री ०-द्िः) तेज़ बद्धि, सूक्ष्म प्रतिभा, 
मानसिक प्रगल्भता,--मसक्षिकम,--का मच्छर, डांस, 
--मानम्‌ यथार्थे माप, सही से गणना (विप० स्थूल- 
मान--जिसका अर्थ हें-खुली माप, मोटी माप) 
--शकरा बारीक बजरी, रेत, बालका,---शालिः एक 
प्रकार का बारीक चावल, - षट्चरणः एक प्रकार 
की जूं, जमज । 

सच (चुरा० उभ० सूचयति-ते, सूचित) 4. बीघना 
2. निर्देश करनां, इंगित करना, बतलाना, प्रकट 
करना, साबित करना--त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसमु- 
खूवोष्यं (गन्ध:) मच्छ० १।३५, मेघ० २१, श० 
१।१४ 3. भेद खोलना, प्रकट करना, भण्बाफोड़ करना 
-स जातु सेव्यमानो5पि गुप्तद्वारो न सूच्यते - रघु० 
१७।५० 4. हावभाव व्यक्त करना, अभिनय करना, 
इशारों से सूचित करना वामाक्षिस्पन्दन॑ सूचयति, 
रथवेगं॑ सूचयति-आदि 5. पता लगाना, गुप्त भेद 
जानना, निश्चय करना | अभि - , दिखलाना, संकेत 
करना -- अमन्यत नल प्राप्तं कमंचेेष्टाभिसूचितं-महा ०, 
प्रभ--सम्‌, संकेत करना, सूचित करना--संयोगों 
हि वियोगस्य संसूचयति संभवम्‌ - सुभा० । 

सूचः [ सूच-|अच ] कुशा का नृकीला अंकुर या पत्ता । 

सूचक (वि०) (संत्री ०-च्िका) [ सूच्‌-+-ण्वुल ] . संकेत 
परक, संकेत करने वाला, सिद्ध करने वाला, दिखलाने 
बाला 2. प्रकट करने वाला, सूचित करने वाला,--कः 
. वेघक 2. सूई, छिद्र करने या सीने के लिए कोई 
उपकरण 3. सूचना देने वाला, कहानी बतलाने वाला, 
बदनाम करने वाला, भेदिया 4. वर्णन करने वाला, 
पढ़ाने वाला, सिखाने वाला 5. किसी मण्डली का 
प्रबन्धक या प्रधान अभिनेता 6. बुद्ध 7. सिद्ध 8. दुष्ट, 
बदमाश 9. राक्षस, पिशाच १0. कुत्ता 4. कौवा 
42. बिलाव 43. एक प्रकार का महीन चावल । 
सम० - वाक्धम्‌ किसी सूचना देने वाले द्वारा दी 
गई सूचना । 

सूचनम्‌,-ना [ सूच्‌ भावे ल्युट ] . बींधने या छिद्र करने 
की क्रिया, स्राख करना, छेदता 2. इशारे से बताना, 
संकेत करना, सूचित करना 3. विरुद्ध सूचित करना, 
भेद खोलना, कलंक लगाना, बदनाम करना 4. हाव- 
भाव प्रकट करना, उचित चेष्टाओं या चिह्नों से संकेत 
करना 5. इशारा करना, इंगित 6. सूचना 7. पढ़ाना, 
दिखाना, वर्णन करना 8. गृप्त भेद्र जानना, रहस्य 
का पता लगाना, देखना, निश्चय करना 9. दृष्टता, 
बदमाशी । 


सचा [सूक--अ--टाप] 4. बींधना 2. हावभाव 3. भेद 
जानना, देखना, दृष्टि । 
सूचिः,--ची (स्त्री) [सूच--इन्‌ वा डीप्‌] 4. बींघना, छेद 
.. करना 2. सुई 3. तेज नोक, या न्‌कीली पत्ती (कुशा 
आदि कौ) अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं मे चरणम्‌-श० 
१, इसी प्रकार 'मुखे कुशसूचिविद्धे --श० ४४१४ 
4. तेज नोक या किसी वस्तु का सिरा-कः कर 
प्रसारयेत्‌ पन्नगरत्नसूचय-- कु० ५।४३ 5. कलिका की 
नोक 6. एक प्रकार का सनिकव्यह, स्तंभ या पंक्ति 
--दण्डव्यूहेन तन्माग यायात्तु शकटन वा । वराहमक- 
राभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा- मनु० ७१८७ 
7. समलंबक के पाश्वों से निर्मित अजिकोण 8. छांक, 
स्तृप 9. अंगनेष्टाओं से संकेत करना, संकेतों द्वारा 
बतलाना, हावभाव 40. नृत्यविशेष . नाटकीय कर्म 
42. विषयानक्रमणिका, विषयसूची, 43. फहरिस्त, 
विवरणिका 44. (ज्योति० में) ग्रहण की संगणना के 
लिए पृथ्वी का गोला । सम०- अग्न (वि०) सुई को 
भांति नोक वाला, सुई के समान तेज नोक रखने 
बाल, पना किया हुआ, (ग्रभ) प्ई की नोक,--आस्यः 
चूहा, - कटाहन्यायः दे० “न्याय के नीचे, खातः स्तूप 
की खदाई, शंकु,--पत्रकम्‌ अनुक्रमणिका, विषयसूचि 
(-कः ) एक प्रकार का शाक, सितावर--पृष्प: केतक 
वक्ष, - भिन्न (वि०) कली के किनारों का खिलना 
- पाण्डच्छायोपवनवृतयः केतक:ः सूचिभिन्ने:-- मेघ० 
२८, - भेद (वि०) 4. जो सूई के द्वारा बीघा जा सके 
2. सोटा, सघन, घोर, गाढ़ा, बिल्कुल,--रुद्धाछोके नर- 
पतिपथे सूचिभेचस्तमोभि: 3. स्पर्शशेय, सहजग्राह्य, 
मुख (वि०) . सुई ज॑ंसे मुख वाला, नुकीली चोंच 
वाला 2. नुकीला, (-लः) ।. पक्षी 2. सफ द कुशा 
3. हाथों की विशेष स्थिति (-खम ) हीरा,--रोसन्‌ 
(पूं०) सूअर,--वदन (वि०) सुई जसे मुख वाला, 
न॒कोली चोंच वाला, (-नः) 4. डांस, मच्छर 2. नेवला, 
--शालिः एक प्रकार का बारीक चावल | 


सचिकः [सूृचि--ठन] दर्ज़ी । 

सुचिका [सूचि|क--टाप्‌ू] 4. सूई 2. हाथी की सूंड | 
सम०--धरः हाथी,-- मुख (वि०) नकोले मह वाला, 
नुकीले सिर वाला, (-खम्‌ ) खोल, सीपी, शंख । 

सृचित (भ० क० %० ) [सच्‌-+-क्त | . बींचा हुआ, सूराख 
किया हुआ, छिद्वित 2. इशारे से बताया हुआ, दिखाया 
हुआ, सूचना दिया हुआ, संकेतित, इंगित किया हुआ 
3. जतलाया गया या हावभावों से संकेतित 4. समा- 
चार दिया गया, उक्त, प्रकट किया गया 5. नि३चय 
किया गया, ज्ञात । 

सूचिनू (वि०) (स्त्री०--नी) [सूच+णिनि| . बंधने 
वाला, छिद्र करने वाला 2. इशारा करने वाला, 


( १११९ ) 


सूचना देने वाला, संकेत करने वाला 3. विरुद्ध सूचित 
करने वाला 4. रहस्य का पता लगाने वाला (पुं०) 
भेदिया, सूचना देने वाला । 

सुचिनी [सूचिन्‌+डीप्‌ | 4. सूई 2. रात । 

सुची दे० सूचि ही 

सूच्य (वि०) [सूच-+ण्यत] सूचित किये जाने योग्य, 
जताया जाने योग्य । 

सूत्‌ (अव्य०) अनुकरणात्मक ध्वनि (जंसे ख़र्राटे का 
शब्द ) । 

सृत (भू० क० कृ०) [सू--कक्‍्त]| 4. जन्मा हुआ, उत्पन्न, 
जन्म दिया हुआ, पेंदा किया हुआ 2. प्रेरित, उद्गीर्ण, 
-“ तः रथवान्‌ सारथि--सूत चोदयाश्वान्‌ प्रण्याश्रम- 
दर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे--श० १ 2. ब्राह्मणवर्ण 
की स्त्री में क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र (इसका काय रथ 
हांकने का होता हैं )-द्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति 
जातित:--मनु० १०।११, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा 
को वा भवाम्यहम्‌ --वेणी ० २।३३ 3. बंदीजन 4. रथ- 
कार 5. सूर्य 6. व्यास के एक शिष्य का नाम तः, 
>तम्‌ पारा। सम०--तनयः कर्ण का विशेषण, 
“राज (पूं०) पारा । 

सृतकम्‌ [सृत--+कन्‌| . जन्म, पंदायश--मन० ४।११२ 
2. प्रव (या गर्भपात) के कारण उत्पन्न अशौच 
(जननाशोच ) ,-कः,-कम्‌ पारा । 

सूृतका [सृत--कन्‌--टाप्‌| सद्यः प्रसूता, वह स्त्री जिसने 
हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, जच्चा,--मनु ० 
+५।८५ | 

सुता [सूृत--टाप्‌ | जच्चा स्त्री । 

सृतिः (स्त्री०) [स्‌--क्तिन्‌)] . जन्म, पेदायश, प्रसव, 
जनन, बच्चा पेदा करना 2, सन्‍्तान, प्रजा 3. स्रोत, 
मूलख्रोत, आदिकारण - तपसां सूतिरसूति रापदाम्‌ 
--कि० २।५६ 4 वह स्थान जहाँ सोमरस निकाला 
जाता हे । सम०--अजश्ौचम्‌ परिवार में बच्चे के 
जन्म के कारण अपवित्रता (जो दश दिन तक रहती 
हैं), --गृहम्‌ जच्चा घर, प्रसूति-गृह,--मास: (सूती- 
मास: भी ) प्रसव का महीना, गर्भाधान के पश्चात्‌ 
दसवाँ महीना । 

सूतिका [सृत--कन्‌ --टापू, इत्वम] वह स्त्री जिसके हाल 
ही में बच्चा हुआ हो, जच्चा। सम० --अगारम्‌, 
“”गहम्‌,--गेहस्‌,---भवनम्‌ जच्चाखाना, सौरी,-रोग: 
प्रसव के पश्चात्‌ होने वाला रोग, प्रसवजन्य रोग, 
--यष्ठो प्रसव के परचात्‌ छठ दिन पूजी जाने वाली 
देवी विशेष का ताम । 

सृत्पम॒ [सु+उद-+प्‌ृ--अप्‌ | मदिरा का खींचना या 
चुआना । 


सृत्या [सू +क्यप्‌+टाप्‌, तुक्‌ | दे० 'सुत्या । 


सूत्र (चरा० उभ० सूत्रयति-ते, सुत्रित) . बांधना, कसना 
धागा डालना, नत्थी करना 2. सूत्र के रूप में या 
संक्षेप से रवना करना--तथा च॒ सृत्यते हि भगवता 
पिड्ुलेन, जमिनिरपि इदमपि घर्मलक्षणमसत्रयत्‌, 
आदि 3. योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, ठीक पद्धति 
में रखना --तन्निपु्णं मया निस॒ष्टार्थद्तीकल्पः सृत्र- 
यितथ्य:--मा ० १ 4. शिथिलरू करना, ढीला करना । 


सुत्रम[ सूत्र अच ] . धागा, डोरी, रेखा, रस्सी-पुष्पमा- 
लानुषज्भण सूत्र शिरसि धायंते--सुभा ०, मणौ वज्त- 
समुत्कीर्ण सूत्रस्यवास्ति मे गति:--रघु० १।४ 
2. रेशा, तन्तु--सुरांगनां क्षति खण्डिताग्रात्सूत्रं मृणा- 
लादिव राजहंसी--विक्रम० ११९, कु० १।४०, ४९ 
3. तार 4. घागों की आटी 5. यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो 
पहले तीज वर्ण घारण करते हँ)--शिखासूत्रवान्‌ 
ब्राह्मण तक० 6. पुत्तलिका का तार या डोरी 
7. संक्षिप्त विधि, गुर, सूत्र 8. परिभाषा परक संक्षिप्त 
वाक्य--परिभाषा--स्वल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो 
मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सत्रविदों विदृः॥ 
9. सूत्रग्रन्थ - उदा० मानवकल्प सूत्र, आपस्तंबसंत्र 
0. विधि, धमं-सूत्र, आज्ञप्ति (विधि में)। सम०» 
-आत्मन्‌ (वि०) डोरी या धागे के स्वभाव वाला, 
(पूं०) आत्मा,--आली माला, (जो कण्ठ में पहनी 
जाये, हार,--क्षण्ठ: . ब्राह्मण 2. कबतर, पेंडकी 
3. खंजन पक्षी,--कमन्‌ (नपुं०) बढ़ई का काम 
-+कारः, - छूत्‌ (पुं०) सूत्र रचने वाला, -कोण:, 
--कीणक: डमरु, ड्गडगी,--गण्डिका एक प्रकार की 
यष्टिका जिसका उपयोग जूलाहे धागे छपेटने में करते 
हैं,चरणम्‌ वदिक विद्यामन्दिर जिनके द्वारा अनेक 
सूत्रग्नंथों का निर्माण हुआ,--दरिद्र (वि०) कम धागों 
वाला वह कपड़ा जिसमें थोड़े धागे लगे हों, झीना 
“-अय॑ पटः सूत्रदरिद्रतां गत:--मुच्छ ० २।९,--धरः, 
““धारः 4. 'डोरी पकड़ने वाला रंगमंच का प्रबंधक, 
वह प्रधान नट जो पात्रों को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित 
करता हूं, तथा जो प्रस्तावना में प्रमख कार्य करता 
हं+परिभाषा यह हे--तादयस्य यदनुष्ठानं 
तत्सूत्रं ्थात्‌ सबीजकम्‌ । रज्रुदवतपूजाकृत्‌ सृूत्रधार 
इति स्मृत: ॥ 2. बढ़ई, दस्तकार 3 + %& त्रकार 4. इन्द्र 
का विशेषण, --पिटकः बुद्धसंबन्धी क का प्रथम 
खंड,--पुष्प: कपास का पौधा,--भिद्‌ (पुं०) दर्जी 
“भत्‌ (पुं०) सूत्रधार, --यन्त्रम्‌ . 'धागा यंत्र" ढरको 
2. जलाहे की खडडी,--बीणा एक प्रकार की बांसुरी 
--वैथ्टनम्‌ जुछाहे की ढरकी । 
सुत्रणम्‌ [ सूत्र|-ल्यद | 4. मिला कर नत्थी करना, क्रम 
मे रखना, क्रम बद्ध करना 2. सूत्रों के अनुसार क्रम- 
पूवेक रखना । 


( ११२० ) 


सत्नला [ सृत्र|-ला-क--टाप | तकवा, तकली । 

सुत्रामन्‌ ८--सुत्रामनू--दे० 

सृत्रिका [ सूत्र--ण्वुल -टाप्‌, इत्वम्‌ ] सेंबई, सीमी । 

सत्रित (भू० क० कृ०) | सूत्र+क्त | ॥, नत्थी किया 
हुआ, क्रमबद्ध, प्रणालीबद्ध, पद्धतिकृत 2. सूत्रविहित, 
सूत्रों के रूप में अभिहित । 

सुत्रिन (वि०) (स्त्री०--णी) [ सूत्र|-इनि ] 4. धागों 
वाला 2. नियमों वाला,--(पुं०) कौवा। 

सूद  (म्वा० आ० सृूदते ) . प्रहार करना, चोट पहुंचाना, 

घायल करना, मार डालना, नष्ट करना 2. ढालना, 

उंडेलना 3. जमा करना 4. प्रक्षेपण, फेंक देना । 

] (चुरा० उभ० सूदयति--ते) . उकसाना, प्रव- 

तित करना, उत्तेजित करना, उभाड़ना, प्राण फुंकना 

2. आघात करना, चोट पहुँचाना, मार डालना 

3. खाना पकाना, रांघना, सिझ्ाना, तैयार करना 

4. उडेलना ढालना 5. हामी भरना, सहमत होना, 

प्रतिज्ञा करना 6. डालना, फेंकना, नि---, (निषदयति 

--तें) मारना । 


सूदः | सूद घज्म, अचू, वा |] . नष्ट करना, विनाश, 
जनसंहार 2. उडेलना, चुआना 3. क॒आं, झरना 
4. रसोइया, 5. चटनी, रसा, झोल 6. कोई भी वस्तु 
सिझायी हुई, तेयार खाना 7. दली हुई मटर 
8. कीचड़, दरूदल 9, पाप, दोष ॥0. लोपफ् 
वृक्ष। सम० --कर्मनू रसोइये का काम, --शाला 
रसोई । 
सुदन (वि०) (स्त्री०--नो) [ सूद्‌ -ल्युट्‌ | !. नाश 
करने वाला, वध करने वाला, विनाशक--दानवसूदन, 
* अरिगणसूदन आदि 2. प्यारा, प्रियतम,--नम्‌ . नष्ट 
करना, विनाश, जनसंहार 2. हामी भरना, प्रतिज्ञा 
करना 3. डाल देना, फेक देना । 
सुन (भू० क० कृ०) [ सू-+कक्‍्त, क्तस्य नः | . जन्मा 
हुआ, उत्पन्न 2. फूला हुआ, मुकुलित, खुला हुआ, 
कलिकायूक्त 3. रिक्त, खाली (संभवत: इस अर्थ मे 
शान या शुन्य समझ कर ),--नम््‌ . जन्म देना, प्रसव 
होना 2. कली, मंजरी 3. फूल । 


सुनरी (स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 

सूना [ सुव्य: नः दीघेश्च ] . क़साई घर, बुचड़खाना, 
--भवानपि सूना परिचर इव ग्रृघ्र आमिषलोलुपो 
भीरुकश्च--मा० २ 2. मांस की बिक्री 3. चोट पहुंचाना, 
मार डालना, नष्ट करना 4. मुदुताल, काकल 
5, करघनी, तगड़ी 6. गलग्रन्थियों की सूजन, हापू 
7. प्रकाश की किरण 8. नदी 9. षुत्री,--नाः (स्त्री०, 
ब० व०) घर में होने वाली पाँच वस्तुएं जिनसे जीव 
हिंसा होने की संभावना होती हे, दे० “'शूना' या 'पंच- 
दाना' के अन्तगंत । 


सूनिन्‌ (पृं०) [ सूना-इनि ] . क़साई, मांस-विक्रेता 
2. शिकारी । 

सूनुः [ सू-नुक्‌ ] 4. पुत्न-पितुरहमेवेक: सूनुरभवम्‌ 
--का० 2. बाल, बच्चा 3. पोता (दौहित्र) 4. छोटा 
भाई 5. सूर्य 6. मदार का पौधा । 

सून्‌ (स्त्री०) | सूनु-+ऊछ | पुत्री । 

सूनत (वि०) [ सु+नृत्‌--क- उपसग्गस्य दी्घे: | . सत्य 
और सुखद, कृपाल और निष्कपट--तत्रसूनृतगिरश्च 
सूरयः पुण्यमग्यजुषमध्यगीषत -शि० १४।२१, रघु० 
१९३ 2. कृपाल, सुशील, सज्जन, दिष्ट-तां चाप्येतां 
मातरं मद्भूलानां धेनुं घीरा: सूनृतां वाचमाहु:-उत्तर० 
५३१, तृणानि भूमिरुदक॑ वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां ग्रेहे नोच्छिययन्ते कदाचन--मनु० 
२।१०१, रघु० ६।२९ 3. शुभ, सौभाग्यसूचक 
4. प्रियतम, प्यारा,--तम्र !. सत्य तथा रोचक भाषण 
2. कृपापूर्ण एवं सुखकर प्रवचन, शिष्ट भाषा--रघु० 
८।९२ 3. मांगलिकता । 


सपः | सुखेन पीयते-सु+-पा--घव्मथे क, पृषो० ]!. यूष 
रसा--न स जानाति शाम्त्रार्थ दर्वी सुपरसानिव 
--सुभा०, मनु० ३॥२२६ 2. चटनी, मिच, मशाला 
3. रसोश्या 4. कड़ाही, बतेन 5. बाण। सम० 
---कारः रसोइया, धपनस्‌,--धूपकस्‌ हींग । 

सूमः [| सू+मक |] . पानी 2. दूध 3. आकाश, गगन । 

सर (दिवा० आ० सूयंते) 4. चोट पहुंचाना, मार डालना 
2. दृढ़ करना या दृढ़ होना । 

सृर्ण (वि०) [ सूर+ कत, क्तस्य न. | चोट पहुंचाया हुआ, 
क्षतिग्रस्त । 

सुरः [ सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकानुदयन--सू--ऋ्रन्‌ | 
. सूर्य 2. मदार का पौधा 3. सोम 4. बुद्धिमान या 
विद्वान्‌ पुरुष 5. नायक, राजा। सम०--चक्षुस्‌ 
(वि०) सूर्य की भांति चमकील।,---सुतः शनि का 
विशेषण,--सूतः सूर्य का सारथि, अर्थात्‌ अरुण । 

सुरण: | सर्‌--ल्युट्‌ |] सूरन, ज़मीकंद । 

सूरत (वि०) [सु+रम्‌--क्त, पृषो० दीघे: ] . क्ृपालु, 
दयालू, कोमल 2. शान्त, धीर । 

सूरिः [ सू+क्रिन्‌ |] . सूर्य 2. विद्वान, या बुद्धिमान्‌ 
पुरुष, ऋषि-अथवा कृतवाम्द्वारे वंशे5स्मिन्पूवंसूरिभिः 
-रघु० १।४, शि० १४।२१ 3. पुरोहित 4. पूजा करने 
वाला, जैन मत के आचार्यों को दिया गया सम्मान- 
सूचक पद, उदा०--मल्लिनाथसूरि 6. कृष्ण का नाम । 

सूरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ सूर-+-णिनि | बुद्धिमान, 
विद्वान (पुं०) बृद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, पंडित। 

सूरी [ सूरि--डीष | . सू्य की पत्नी का नाम 2. कुन्ती 
का नाम । 

सुक्षे (भ्वा० दिवा० पर० सुक्षेति, सृक्ष्यति) 4. सम्मान 


(६ ११२१ 


करना, आदर करना 2. अनादर करना, अपमान 
करना, तिरस्कार करना । 


सुक्ष (कण) णम्‌ [सूक्ष (क्ष्य )+ल्युट्‌ ] अनादर, 


अपमान । 
सुक्ष्यं: | सूक्ष्य +घज्म_ | माष, उड़द । 


सर्प दे० शूप । 


सूमिः,-माँं (स्त्री०) | >-शूमि, पृषो० शस्य सः, पक्षे 
डीष ] . लोहे या अन्य किसी घातु की बनी म्॒ति 
“मन्‌० ११।३ 2. घर का स्तंभ 3. आभा, क्रान्ति 
4. ज्वाला । 


: [ सरति आकाश सूर्य, यद्वा सुवति कर्मणि छोक॑ं 
प्रेयति--स +-क्यप्‌, नि० ] 4. सूरज-- सूर्य तपत्या- 
वरणाय दृष्टें: कल्पेत लोकस्य कथं तमिल्ना-- हि 
५।१२, (पुराणों के अनुसार सूर्य को कद्यप 
अदिति का पुत्र माना जाता ह-- तु ० श० ७; उसका 
वर्णन किया जाता हू कि वह अपने सात घोड़ों के 
. रथ में बेठ कर घूमता हे, अरुण इस रथ का सारथि 
है। सूर्य भगवान्‌ रथ में बंठा हुआ सब लोकों को, 
तथा उनके शुभाझ्॒भ कर्मों को देखता हे। संज्ञा 
(छाया या अश्विनी) उसकी प्रधान पत्नी का नाम 
है, इससे यम और यमुना पेदा हुए दो अश्विनीकुमारों 
तथा शनि का जन्म भी इसी से हुआ। राजाओं 
के सूर्यवंश का प्रवर्तेक विवस्वान्‌ मनु भी सूर्य का ही 
पुत्र था) 2. मदार का पौधा 3. बारह की संख्या 
( सूर्य के बारह रूपों से व्यत्पन्न )। सम०  अपायः 
सूर्य का छिपना--मेघ० ८०,--अध्यंम सूर्य की सेवा 
में उपहार प्रस्तुत करना,-अद्मन (पुं०) सूयकान्तमणि, 
अब्वः सूर्य का घोड़ा,--अस्तम्‌ सूर्य का छिपना, 
--आतपः सूर्य की गरमी या चमक, घृपष,--आलोकः 
धूप, - आवबर्तः एक प्रकार का सूरजमुखी फूल, हुलहुल, 
-आह्लू (वि०) सूयय के नाम पर जिसका नाम हैं, 
(ह्वः) मदार का भारी पौधा, आक, (-ह्वम्‌) तांबा, 
- इन्दुसड्रमः (सूर्यचन्द्रमा का मिलन) अमावस्या 
--दर्श: सुयन्दुसज्रम: - अमर ०,--उत्थानम, उदय: 
सूर्य का निकलना,-- ऊढ़ः !. सूर्य, ढ्वारा लाया गया, 
--सायंकाल के समय आने वाला अतिथि-पंच० १, 
सूर्थ छिपने का समय,--कांतः आतशीशीशा, एक 
स्फटिक मणि--श ० २।७, क्रान्ति: (स्त्री०) 4. सूर्य 
की दीप्ति 2. एक पुष्प विशेष 3. तिल का फूल, 
- काल: दिन का समय, दिन, 'अनलरूचक्रम ज्योतिष- 
शास्त्र में शुभाशुभ फल जानने का एक चक्र, ग्रह: 
!. सूर्य 2. सूर्यग्रहण 3. राहु और केतु का विशेषण 
4. घड़े का पेंदा,--प्रहणम्‌ सूर्यग्रहण (चन्द्रमा की 
छाया पड़ने से सूर्यबब का छिप जाना--पौराणिक 
मत से राहु या केतु द्वारा सूर्य का ग्रास),---चन्द्रो 


६४१ 


| 


(इसी प्रकार-- सुर्याचन्द्रससो ) (पुं०, द्वि० व०) सूय 
और चाँद,--जः -- तनयः, _ पुत्रः 4. सुग्रीव के विशेषण 
2. कर्ण के विशेषण 3. शनिग्रह के विशेषण 4. यम के 
विशेषण,--जा, - तनया यमुना नदी,--तेजस (नपुं०) 
सूर्य की चमक या गर्मी,--नक्षत्रम॒ वह नक्षत्रपृंज 
जिसमें सूर्य हो,--पर्वन्‌ (नपुं०) (सूर्य के नई राशि 
में प्रवेश या सूर्यग्रहण आदि का ) पुण्यकाल, सूर्यपव, 
--अ्रभव (वि०) सूर्य से उत्पन्न-रघु० १।२,--फरणि- 
चक्रमू--सूयकालानलचक्रमू, दे० ऊ०,--भकत (वि० ) 
सूर्य का उपासक, (क्तः) बन्ध॒कव॒क्ष या गृुलुदूपहरिया 
या इसका फूल,--मणिः सूर्यकांतमणि, - मण्डलम्‌ सूर्य 
का धरा, परिवेश,-अन्त्रम 2. (सूर्योपासना में व्यवहृत) 
सूर्य का चित्र या प्रतिमा 2. सूय के वेघ में काम आने 
वाला एक उपकरण,--रक्ष्मिः सूय की किरण, सूय्य- 
मयूख या -सविता,--लोकः सूर्य का लोक, - बंद्ः 
राजाओं का सूर्यवंश (जो अजोध्या में राज्य करते 
थे) इक्ष्वाकुवंश,--वर्चस्‌ (वि०) सूर्य के समान तेजो- 
मंडित,--विलोकनम्‌ बच्चे को चार महीने का होने 
पर, बाहर ले जाकर सूयंदशन कराने का संस्कार-तु० 
उपनिष्क्रमणम्‌,--सडक्रमः, . सडक्रान्तिः (स्त्री ०) सूर्य 
का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, संज्ञषम्‌ केसर, 
जाफ़रान,--सारथिः अद्ण का विशेषण,--स्वुतिः 
(स्त्री ०)--स्तोत्रम सूर्य के प्रति की गई स्तुति,-हृदयम्‌ 
सूर्य का एक स्तोत्र । 


सूर्या [सूयं--टाप्‌] सूर्य की पत्नी । 
स॒ष (भ्वा० पर० सूषति) फल प्रस्तुत करना, उत्पन्न, 


करना, पदा करना, जन्म देना । 


सूथणा [सूष - यूच --टाप्‌ | माता । 
सुष्यतोी (स्त्री०) प्रसवोन्मखी, आसन्न प्रसवा । 


स्‌ (म्वा० जुहो० पर० सरति, सिसति,--धावति भी, 


सत) . जाना हिलना-जुलना, प्रगति करना - मृगा: 
प्रदक्षिणं सस्लः--भट्टि० १४।१४ 2. पास जाना, 
पहुँचना--निष्पाद्य हरयः सेतं प्रतीता: सख्रुरणंवम्‌ 
--राम० 3. घावा बोलना, चढ़ाई करना - (तं) 
ससाराभिमख: शूरः शादूंल इव कुञज्जरम - महा० 
4. दौड़ना, तेज़ चलना, खिसक जाना--सरति सहसा 
बाह्योम॑ंध्यं गताप्ययला सती--मालवि० ४११ 
5. (हवा की भांति) तेज़ चलना,--त॑ चेद्वायौ सरति 
सरलस्कन्धसच्भुट्ृजन्मा--मेघ० ५३२ 6. बहना-- प्रेर ० 
(सारयति - ते) 4. चलना या धूमना 2. विस्तार 
करना 3. मलना, (अंगलियों से) शर्नें: शर्नः: छुत्रा 
--तन्‍्त्रीमार्दां नयनसलिले: सारयित्वा कथ्थंचित्‌ --मेघ ० 
८६ 4. पीछे घकेलना, हटाना-सारयन्ती गण्डाभोगा 
कठिनविषमामेकवेणीं करेण--मेघ० ९२, इच्छा० 
(सिसीर्षति ) जाने की इच्छा करना, अनु---,4. अनु- 


( ११२२ ) 


गमन करना (सभी अर्थों में ), पीछ जाना, ध्यान देना 
पैरवी करना 2. पहुँचना, (अपने को ) पहुँचाना--पूर्वी 
ट्ष्टामनसर पुरीम्‌ - मेघ० ३०, तेनोदीचीं दिशमनु- 
सरेः--५७ 3. अनशीलन करना, पार करना (प्रेर०) 
. अग्रणी होना -वायरनसारबतीव माम्‌ - राम० 
2. पीछे चलना, अप . अलग होना 
निवत्त होना, वापिस लेना यदपसरति मेष 
कारणं तत्प्रहतम--पंच० ३॥।४३ 2. ओझल होना 
अन्तर्धान होना (प्रेर०) भिजबाना, पहुंचाना, हटाना, 
वापिस हटना, दूर हांक देना --अपसारय घनसार 
--काव्य० ९, मन० ७।१४९, अभि--[. जाना 
पहुँंचना--कि० ८।४ 2. मिलने के लिए जाना या 
आगे बढ़ता (किसी नियत स्थान पर), नियत करके 
मिलना -- सुन्दरी रभिससार--का० ५८, शि० ६।२६ 
3. आक्रमण करना, हमला करना, (प्रर०) नियत 
करके मिलना, मिलने के लिए आगे बढ़ना -वललभा- 
नभिसिस|रेयिषणा म--शि० १०।२०, कि० ९।३८ 
सा० द० ११५, उद्‌ -,(प्रेर०) दूर भगाना, निकाल 
देता, उप--, . पास जाना, पहुंचना,--रघु ० १९॥१६ 
2. सजग रहना, दर्शन देना--कलासनाथम्‌पसत्य निव- 


त॑माना--विक्रम० १।३ 3. चढ़ाई करना, आक्रमण 
करना 4. आपसी मेल-जोल करना, निस--, . चले 
जाना, बाहर निकलना, खिसक जाना, निकलना 
बाण: स्वरकामंकनिःसत:--राम ०, इसी प्रकार 
“वसुधास्त नि:सुतमिवाहिपते:-- शि० ९।२५ 2. बिदा 
हीना, क्च करना --मन ० ६।४ 3. बहना, पसीजना, 
रिसना -यो हेमकृम्भस्तननिःसतानां स्कन्दस्य मातु 
पयसां रसज्ञ:---रघू० २।३६ (प्रेर०) हांक कर दूर 
करना, निष्कासित करना, बाहर निकाल देना, परि-, 
चारों ओर बहना-वनं सरस्वती परिससारे--0एत० 
परिसत्राप:--महा ० 2. चक्‍कर काटना, घमना 
प्रदक्षिणं त॑ परिसत्य-भाग०, (परिफ्तति- के स्थान 
पर परिसरति-पाठान्तर ) शिखी अ्रान्तिमद्वारियन्त्रम 
--मालवि० २।१३, प्र--, . बह जाना, झरना, उदय 
होना प्रोदगत होना--लोहिताया महानद्य: प्रसम्नस्तत्र 
चासक्ृतू--महा ० 2. आगे जाना, आगे बढ़ना वेला- 
निलाय प्रसता भज जा:--रघ्‌ ० १३।१२, अन्वेषण-. 
प्रसते च मित्रगणं--दश० 3. फलना, चारों ओर 


फलना--क्शान: कि साक्षात्प्सरति दिशों नंष नियतम 
--काव्य० १०, प्रसरति तृणमध्ये लब्धवद्धि: क्षणेन 
(दवाग्नि:)---ऋतु ० ११२५ 4 फलना, छा जाना 
व्याप्त होना -प्रसरति परिमांथी को5व्ययं देहदाह 
-+मा० १।४१, भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात्को5पि 
चेतो विका र:-उत्तर ० ३।३६ 5. बिछाया जाना, विस्तार 
करनाजजन मे हस्तो प्रसरत:--श० २ 6. (किसी 


काय को करने के लिए ) उनन्‍्मख हीना, इच्छुक होना 
न में उचितेष करणीयष हस्तपादं प्रसरति--श ० ४ 
प्रसरति मन: कार्यारम्भे 7. छा जाना, आरम्भ करना 
उपक्रम करना - प्रससार चोत्सव:-- कथा० १६८५ 
8. लम्बा होना, दीघ होना - विक्रम० ३।२२ 9. मज़- 
बृत होना, प्रबल होना-प्रसुततर सख्यम - दशु० 
0. (समय ) बिताना, (प्रेर०) 4. फलाना, बिछाना 
 -“-भेद्धटि० १०।४४ 2. बिछाना, विस्तार करना, 

(हाथ आदि) फलाना--काल: सर्व॑जनान्‌ प्रसारितकरो 
गक्लाति दूरादपि - पंच० २२० 3. फैलाना, बिक्री के 
लिए खिलाना-क्रतार: क्रीणीयरिति बद्धचापणे 
प्रसारित क्रय्यम्‌ - सिद्धा०ण, मन॒० ५॥१२९ 4. चोड़ा 
करना, (आँखों की पुतली को) फलाता 5. प्रकाशित 
करना, ढिढोरा पीटना, प्रचारित करना, भश्रति 
. वापिस जाना, लौटना 2. घावा बोलना, चढ़ 
आना, आक्रमण करना, हमला करना- दंत्य: प्रत्यस र- 
टवं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ - हरि० (प्रेर०) पीछे की 
ओर ढकेलना, बदल देना - कनकवलयं म्रस्तं स्रस्त॑ 
मया प्रतिसायते - श० ३।१३, वि ,फंलाना, विस्तृत 
हीना, प्रसत होना--चक्रीवद ड्ररुहघ्‌ म्ररुचो विससल्र 
-+शि० ५॥८, ९।१९, ३७, कि० १०।५३ (प्रेर०) 
. फंलना, बिछाना 2. व्याप्त होना, सम--. फंलना 
2. हिलना-जलना 3. मिलकर जाता या उड़ना 
4. जाना, पहँचना--पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां 
यान्ति शत्रप-मनु० १२७० (प्रेर०) . ऊपर फंलाना 
2. घमाना, चक्कर देना--जन्मवद्धिक्षयनित्यं संसार- 
यति चक्रवत्‌ू--मन० १२।१२४ । 

सुकः [ सु+कक | . हवा, वायु 2. बाण 3. वज्त 

. 4. कमल, कीरव 

सूकण्ड्‌ (स्त्री०) [ स्‌-+विवष्‌, पृषो० तुक्‌ न, सृ+कण्ड 
क० स० ] खजली । 

सुकालः [ स+कालन्‌ | दे० 'श्रुगाल । 

सृक्‍्कम्‌, सृक्कणी, सककन्‌ (नपुं०) ) सिज्‌ ।कन्‌, कनिन्‌, 

सक्किणो, सूक्किन्‌ (नपुं० ), सक्वम, क्वनिप था | मंह का 


| किनारा सक्र्विणी 

सृक्वणो, सृक्‍वन्‌ (नपु० ), सृक्विणी, ) परिलेलिहेन--पंच० 
सृक्क्न (नपुं०) १। 

सूृगः | स+गक्‌ ] एक प्रकार का बाणया नेज्ञा, भिदि- 


पाल । 

सगाल: [ स+गालन | दे० “श्ूगाल' । 

सुड़का (स्त्री०) रत्नों या मणियों से बना हार, मणियों की 
जगमगाती लड़ी । 


स॒ज ] (तुदा० पर० सुजति, सष्ट ]) . रचना करना 


पदा करना, बनाना, प्रसव करना, जन्म देना--अधन 


( ११२३ ) 


नारी तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभ:--मन० १३२, 
३३, २४, २६, तन्तुनाभः: स्वत एवं तन्‍्तून्‌ सजति 
>-शारी० 2, पहनना, रखना, प्रयोग में लाना 
3. जाने देना, ढीला छोड़ना, मकत करना 4. उत्सजंन 
करना, छितराना, प्रसुत॒ करना, बिखरना, डालना 
--अस्राक्षुरत्नं करुणं रुवन्त:--भट्टि० ३।१७, आनन्द- 
शीतामिव वाष्पवराष्टि हिमत्नति हमवतीं ससर्ज--रघ ० 
१६।४४, ८।३५ 5. कहला भंजना, उच्चारण करना 
कु० २।५३ ७।४७ 6. फंकना, डाल देना 7. छोड़ना, 
छोड़ कर चले जाना, त्यागना, हटा देना । 

] (दिवा० आ० सज्यते) ढीला होना, इच्छा० 
(सिसक्षति ) रचना करने की इच्छा करना। अति- 
. देना, अपँण करना--विक्रम० १॥१५, रघ॒० ११। 
४८ 2. त्यागना, पदच्यत करना 3. उगलना 
4. अनज्ञा देना, अनमति देना, अभि , देना, प्रदान 
करना, अब - , . डालना, फंकना, बोना (बीज) 
बखेरना, अप एवं ससर्जादों तासु बीजमवासुजत्‌ 
“मन ० १।८ 2. ढालना, बंद-बद टपकाना--उत्त र ० 
२३।२३ 3. ढीला छोड़ना, उद्‌---, . उडेलना, उगलना 
निकाल देना,--वठ्यलीकनि:श्वासमिवोत्ससर्ज कु० 


।२५, सहस्नगुणमुत्स्रष्ट्मादत्त हि रसं॑ रवि:--रघु ० 
१।१८, 'उडेल देना, वापिस देना या लोटाना 2. (क) 
छोड़ कर चले जाना, छोड देना, परित्याग करना, 
--रघु० ५।५१, ६।४६, कु० २३६, (ख) एक और 
फेंकना, स्थगित करना--स चापमत्सज्य विवद्ध- 
मनन्‍्य:--रघ्‌ ० २३॥५०, ४।५४ 3. ढीला छोड़ना 
स्वच्छन्द घूमन देना -तुरड्भमत्सष्टमनगंल पुनः-रघ ० 
३।३९ 4, दागना, फेंकना, गोली मारना--भद्धि ० 
१४।४५ 5. बोना, (बीज) बखेरना 6. उपहार देना 
प्रदान करना 7. बिछाना, बिसतार करना 8. हटाना 

दूर करना 40. मिटाना, प्रतिबंध लगाता, उप - 
. उडलना, (जल आदि) प्रस्तुत करना 2. जोड़ना 
मिलाना, संयक्त करना, संसक्त करना, संबद्ध करना 
--सुखं दुःखोपसष्टम 3 व्याकुल करना, अत्याचार 
करना, सताना--रोगोपसष्टतनदं॑ वसति मुमक्ष्‌ः--रघु० 
८।९४ 4. ग्रहण लगना, ग्रस्त करना,-- मन ० ४॥३७ 
याज्ञ ७ १२७२ 5. पदा करना, क़ियान्वित करना 
6. नष्ट करना, नि -, 7. स्वतन्त्र करना7बरी करना 
--न स्वामिना निसष्ठोपि शुद्रो दास्याद्विमच्यते 


->मन्‌० ८।४१४ 2. हवाले करना, सोंपना, सुपुद 
करना--तु० निसष्ट, प्र--, . छोड़ना, त्यागना 
2. ढीला छोड़ना 3. बोना, बखेरना 4 क्षतिग्रस्त 
करना, चोट पहुँचाना, विं- , ॥. त्यागना, छोड़ना 
तिलांजलि देना--विम्नज सुन्दरि सद्भमसाध्वसम्‌ 
>-मालवि० ४।१३, पर्वाघ॑विसष्टतल्प: - रघु० १६।६, 


भामि ० १।७८ 2. जाने देना, ढीला छोड़ना 3. ढालना, 
उडेलना--रघ० १३॥२६ 4. भेजना, प्रेषित करना 
भोजन दूतो रघवे विसुष्ट:--रघ्‌ृ० ५॥३९ 5. पदच्युत 
करना, जाने की अनमति देना, भेजना--रघ ० ८।९१, 
१४॥१९ 6. देना--रघ्‌० १३।६७, १८।७ 7. भंज 
देना, डाल देना, बिसार देना, फेंकना-विसजति हिम- 
गर्भेरम्किमिन्कुमंम्ल:--श० २।२ 8. डालना, गिरने 
देना, प्रहार करना--विसज शद्रमनों कृपाणम-उत्तर० 
२।१० 9. उच्चारण करना--शि० १५।६२ 0. उतार 
फेकना, संबंध-विच्छेद करना,--सस्‌---, 4. मिलना, 
मिश्रण करना, संयक्त करना, संपक्त करना--संस 
ज्यते सरसिजररुणांशभिन्‍न:--रघ० ५।६९, अस्ना 
रक्ष: संसजल'त,-ऐत ० 2. मिलना,--सौमित्रिणा तदनु 
सससजं--र४० १३।७३, कु० ७।७४ 3. रचता 
करना । 
सूजिकाक्षार: [ ष० त० ] सज्जी का खार, शोरा, रेह । 


सुजयाः (पुं० ब० व०) एक राष्ट्र या जनपद का नाम | 

सणिः (स्त्री०) [ स-+निक |] अंकुश, हाथी को हांकने का 
आंकड़ा--मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सणि:--हि० २। 
१६५, शि० ५१५, --णिः 4. शत्र 2. चन्द्रमा । 

सृणि (णी) का [ सृणि--कन्‌ (ईकन्‌)+टाप्‌ ] छार, 
की । 

सति: (स्त्री०) [स--क्तिन] 4. जाना, सरकना,-- मनु० 
६।६३ 2. रास्ता, मार्ग, पथ (आलं० से भी--नते 
सति पार्थ जानन योगी मह्यति कश्चन--भग ० ८।२७ 
3. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना । 

सत्वर (वि०) (स्त्री०--री) [स+क्वरप्‌, तुक| जाने 
वाला, सरणशील, - री . नदी, दरिया 2. माता । 

सूदरः [स--अरक, दुक | साँप । 

सदाकुः [स--काकु, दुकच ] . हवा, वाय 2. अग्नि 3. हरिण 

इन्द्र का वज्ञ 5. सूर्यमंडल,-- स्त्री० नदी, सरिता । 


सप्‌ (म्वा० पर० सर्पति, स॒प्त, इच्छा० सिसप्सति) 
. रंगना, पेट के बल चलना, शनेः शनः सरकना 
2. जाना, हिलना-जुलना, अनु--, . पास जाना 
पहुँचना - गिरिमन्वसुपद्रा म:--भद्ठटि ० ६॥२७ 2. पीछा 
करना--भट्ठि ० १५।५९, अप -; 7. चल्ले जाना, पीछे 
हट जाना, लौट पड़ना--तक्त्वरितमनेन तरुगहनेनाप- 
सपंत--उत्तर ०४ 2. सरक जाना, मन्द मन्द चछना 
, (भेंदिय की भांति) छिप कर देखना--उत्तर० १ 
4. अलग होना, छोड़ना, उद-, . ऊपर को उड़ना 
2. ऊपर जाना, पहुंचना-सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससप-रघु ० 
५।४६, उप---, . पहुँचना, निकट जाना--मालवि० “७ 
१।१२ 2. हरकत करना, जाना--पंच० २।२३ 
3. पहुँचना, प्राप्त करना, भुगतना--दुःखम्‌ सुखम्‌*'' 
4. आरभ करना--मन॒० १०।१०५ 85. आक्रमण 


( ११२४ 


करना, परि-, 7. चारों ओर घमना, छा जाता 
2. इधर उधर घूमना, प्र-, . आगे जाना, बाहर 
निकलना, आगे आना, प्रगति करना--भट्टि० १४। 
२० 2. फंलाना, प्रचारित करना, (आलं० से भी ) 
रुधिरेण प्रस्पता--महा०, आलक विषमिव सवंतः 
प्रस॒ुप्तम्‌--उत्तर ० १।४०, बिं---, . जाना, प्रयाण 
करना, प्रगति करना--य: सुबाहुरिति राक्षसो5परस्तत्र 
तत्र विससप मायया-- रघु० ११।२९, ४॥५२ 2. इधर 
उधर उड़ता या घमना 3. फेलाना - मनोरागस्तीद्ं 
विषमिव विसपेत्यविरतम्‌ --मा० २।१ 4. साथ साथ 
बहना, नीचे गिरना--(बाष्पौघ:) विसपंन्‌ धाराभिल॑- 
ठति घरणीं जर्जरकण:-उत्तर० १।२६ 5. लेकर 
चम्पत होता, बच निकलना 6. छा जाना 7. मुड़ना, 
घमना 8. भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना सम्‌ू--; 
. हिलना-जलूना,--संसपंत्या सपदि भवतः ख्रोतसि 
च्छाययासा -मेघ० ५१ 2. साथ साथ चलना, बहना 
->मेघ० २९ । 

स॒पाट: [सप्‌+काटन्‌ | एक प्रकार को माप । 

स॒ुपाटिका [सपाट--डीष्‌--कन्‌--टापू, हस्व:ः| पक्षी की 
चोच । 

सपादी [सपाट--डीष्‌ |] एक प्रकार की माप । 

सप्र: [सप्‌-क्रन्‌| चन्द्रमा । 

सुभ, सम्भ (म्वा० पर० सभंति, सुम्भति) चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करता, वध करना । 

समर (वि०) (स्त्री०री) [सु+कक्‍्मरच्‌] गमन करने 
वाला, जानें वाला,---र: एक प्रकार का हरिण । 

स॒ष्टद (भू० क० क्ृ०) [सृज्‌ू--क्त] 4. रचित, उत्पादित 
2. उडेला हुआ, उगला हुआ 3. ढीला छोड़ा हुआ 
4. छोड़ा हुमा, परित्यक्त 5. हटाया गया, दूर भेजा 
गया 6. निश्चय किया गया, निर्धारित 7. संयुक्‍त, 
संबद्ध 8. अधिक, प्रचुर, असंख्य 9. अलंकृत -दे० 
'सूज्‌ । 

सृष्टि: (स्त्री०) [सृज्‌--क्तिन्‌] !. रचना, कोई भी रचित 
वस्तु-कि मानसी सृष्टि: --श०४, या सृष्टि: खष्टुराद्या 
--श०१।१, सृष्टिराद्येव धातु:--मेघ० ८२ 2. संसार 
की रचना 3. प्रकृति, प्राकृतिक संपत्ति 4. ढीला 
छोड़ना, उद्गार 5. प्रदान करना, भेंट 6. गुणों की 
विद्यमानता 7. पदार्थ का अभाव | सम०-गत्‌ (पुं०) 
स्रष्टा, रचयिता । 

स्‌ (क्रया० पर० स॒णाति] चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना । 

सेक (स्‍्वा० आ० सेकते ) जाना, हिलना-जुलना । 

सेकः [सिच्‌--घञ्ा ] छिड़कना, (वृक्षों को) पानी देना, 
-सेक: सीकरिणा करेण विहित: कामम्‌--उत्तर० ३।१६, 
रघु० १।५१, ८।४५, १६।३०, १७।१६ 2. उद्गार, 


प्रसार 3. वीयंपात 4. तपंण, चढ़ावा । सम ०--पात्रम्‌ 
_4. पाती छिड़कने का पात्र, जलू-पात्र 2. डोलची, 
बोका । 
सेकिसम्‌ | सेक--डिम |] मूली । 
सेक्‍्त (वि०) (स्त्री ०-कत्र) | सिच्‌--तृच्‌ | सींचने वाला 
(पुं०) 4. छिड़काव करने वाला 2. पति । 
सेक्त्रस [ सिच्‌--ष्ट्रन्‌ ] डोलची, सींचने का पात्र । 
सेचक (वि०) (स्त्री०-चिका) [ सिच्‌+ण्वुल ] सींचन 
बाला, - कः बादल । 
सेचनम्‌ [ सिच--ल्युट | सींचना, (वृक्षों को) पानी देना, 
-वक्षसेचने दे धारयसि में - श० १ 2. स्राव, छिड़काव 
3. मन्द-मन्द रिंसना, टपकना 4. डोलची । सम० 
--धटः सींचने का बतेन । 
सेचनी | सेचत-डीप्‌ | डोलची । 
सेट: [ सिट-- उन्‌ ] !. तरबूज़ 2. एक प्रकार की ककड़ी । 


सेतिका (स्त्री०) अयोध्या का नाम । 

सेतः [ सि--तुन्‌ | !. मिट्टी का टीला, मेंड, किनारा, 
ऊँचा मार्ग, बांध--नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलूसंघात 
इवासि विद्रुतः:-कु० ४॥६, रघु० १६२ 2. पुल 
--बवैदेहि पश्यामलयाद्विभक्‍तं मत्सेतुना फेनिलमम्बु- 
राशिम रघु० १३।२, सैन्यबंद्धद्वि रदसेतुभि:---४।३८ 
१२॥७०, कु० ७॥५३ 3. सीमाचिह्न, मेंड--मनु ० ८। 
२४५ 4. संकुचित मार्ग, दर्रा, संकीर्ण गिरिपथ 5. ह॒द, 
सीमा 6. जंगला, परिसीमा, किसी प्रकार का अवरोध 
प्यः. सर्ववणर्च भिद्येरन्‌ सर्वेसेतवः--सुभा० 
7. निश्चित नियम या विधि, सवसम्मत प्रथा 8. 'ओम्‌ 
पुनीत अक्षर--मन्त्राणां प्रणव: सेतुस्तत्सेतु: प्रणव: 
स्मृत: । खवत्वनोंकृतं पूर्व परस्ताच्च विदीय॑ते । 
-- कालिका० । सम०--बन्धः 7. पुल का निर्माण, 
नवारा की रचना -- वयोगते कि वनिताबिलासो जले 
गते कि खल सेतुबन्ध: --सुभा०, कु० ४।६ 2. शेर 
श्रृंखला जो कारोमण्डल समुद्रतट की दक्षिणी सीमा 
से लंका तक फैली हुई है (कहते है कि यही वह पुल 
है जिसे नलनील ने राम के लिए बनाया था) 3. कोई 
भी पुल या नवारा,-- भेदिन (वि०) . बन्धनों को 
तोड़ने वाला 2. रुकावटों को हटाने वाला (पूं०) 

एक वक्ष का नाम, दन्ती । 


सेतुकः | सेतु+क | . समद्रतट, नवारा, पुल 2. दर्रा । 

सेत्रम [ सि-+ष्ट्रन्‌ ] बन्धन, हथकड़ी, बेड़ी । 

सेदिवस्‌ (वि०) (स्त्री ०-सेदुषी) [ सद्‌-लिट्--क्वसु | 
बेठा हुआ । 

सेन (वि०) | सह इनेन ब० स० | प्रभु वाला, जिसका 
कोई स्वामी हो, नेता हो । 

सेना | सि-+न-+-ठापू, सह इनेन प्रभुणा वा | . फोज़ 
--सेनापरिच्छदस्तस्य द्यमेवार्थलाधनम्‌---रघु ० १॥१९ 


( ११२५ ) 


2. संग्राम के देवता कातिकेय की मूत॑ं पत्नी सेना, 
फौज़---तु ० देवसेना । सम ०---अग्रम सेना का अग्रभाग, 
”गः सेना का नायक या सेनापति,--अड्भम्म सेना का 
संघटक भाग (यह गिनती में चार हेँ-- हस्त्यश्वरथ- 
पादातं सेनाड़ं स्याचज्चतुष्टयम ),--चरः . सैनिक 
2. अनुचरवर्ग, निवेशः सेना का शिविर - रघ॒० ५। 
४९, - नी (पं०) . सेना का नायक, सेनापति, सेना- 
ध्यक्ष - सेनानीनामहं सस्‍्कन्दः - भग० १०।२४, कु० 
२।५१ 2. कातिकेय का नाम - अथनमद्रेस्तनया शुशोच 
सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्र: -- रघू० २॥३७, - पतिः 
. सेना का नायक 2. कातिकेय का ताम परिच्छद 
(बि०) सेना से घिरा हुआ (रघृ० ११९ में 'सेना- 
परिच्छद: कभी कभी एक ही शब्द समझा गया और 
तदनुकूल ही अर्थ किया गया, परन्तु इनको अलग- 
अलग दो शब्द समझना ज्यादह अच्छा हैँ), पष्ठम 
सेना का पिछला भाग, - भड्भः सेना का भग्न हो जाना, 
सवंथा तितर-बितर होना, अव्यवस्थित रूप से इधर 
उधर भागना, - मुखम्‌ . सेना का एक दस्ताया 
भाग 2. विशेषतः वह दस्ता जिसमें तीन हाथी, तीन 
रथ, नो घोड़े और पन्द्रह पदाति हों 3. नगर फाटक 
के बाहर बना मिट्टी का टीला, योगः सेना की 
सुसज्जा, - रक्षः पहरेदार, सन्‍्तरी । 

सेफ: [ सि-+फः | पुरुष का लिग- तु० 'शेफ । 

सेमन्ती [ सिम्‌-|झि--डीष | सफेद गलाब, सेवती । 

सेर: (पूं०) एक विशेष माप, सेर का बद्टठा, (लीलावती 
इसकी परिभाषा की है पादोनगद्यानकतुल्यट ड्रद्विसप्त 
तुल्यें: कथितो5त्र सेर:) । 

सेराह: (पुं०) दुग्ध के समान रवेत रंग का घोड़ा । 

सेद (वि०) [ सि+-र ] बाँधने वाला, कसने वाला । 

सेल (म्वा० पर० सैलति) जाना, हिलना-जुलना । 


सेव (भ्वा* आ० सेवते, सेवित, प्रेर० सेवयति ते, 
इच्छा० सिसेविषतै-- नि, परि, वि आदि इकारांत 
उपसर्गों के पश्चात्‌ सेव का स्‌ बदल कर प्रायः मूर्ध॑न्य 
प्‌ हो जाता है) . सेवा करना, सेवा में उपस्थित 
रहना, सम्मान करना, पूजा करना, आज्ञा मानना 


--प्रायो भृत्यास्त्जन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमाना: 


-- मुद्रा० ४॥२१, या, एश्वर्यादनपेतमीश्व रमयं छलोको5 
थेतः सेवते---१।४ 2. अनुगमन करना, पीछा करना, 
अनुसरण करना 3. उपयोग में लाना, उपभोग करना 
--कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तुरिकाजनन- 
शक्तिभृता मृगेण--रस० 4. शारीरिक सुखोपभोग 
करना-भामि० १।११८ 5. अनुराग करना, अनुष्ठान 
करना - मनु० २॥१, कु० ५॥३८, रघृ० १७।४९ 
6. सहारा लेना, आश्रित होना, रहना, बार-बार 
आना जाना, बसना,--तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं 


कारण्डवः सेवते-विक्रम० २।२३, पंच० १।९ 7. पहरा 
देना, रखवाली करना, रक्षा करना, आ---, उपभोग 
करना - यद्वायुरन्विष्टमुगं: किरातेरासेव्यते भिन्न- 
शिखण्डिबहू: -कु० ११५, प्रवातमासेवमानां तिष्ठति 
- मालवि० १ 2. अभ्यास करना, अनुष्ठान करना 
3. सहारा लेना, उप---, !. सेवा करना, पूजा करना, 
सम्मान करना, मनु० ४॥१३३ <. अभ्यास करता, 
अनुसरण करना, ध्यान देना, पीछा करना 3. व्यस्त 
होना, उपभोग करना-भग ० १५।९ 4. (किसी स्थान 
पर) नित्य जाना, बसना 5. मलना, मालिश करना, 
नि--, पीछा करना, अनुसरण करना, संलग्न करना, 
अभ्यास करना--श० १।२७ 2. उपभोग करना 
- निषवते श्रान्तमना विविक्तम-श ० ५५, कु० १६ 
3. शारीरिक सुखोपभोग करना-यथा यथा नामरसेक्षणा 
मया पुनः सराग॑ नितरां निषेविता भामि० २।१५५ 
4. सहारा लेना, बसना, नित्य आना-जाना--कु० ५। 

. ७६ 5. उपयोग में लाना, काम में लाना-- विषतां 
निषेवितमपक्रियया समपेति सर्वंरिति सत्यमद:--शि ० 
९।६८ 6. सेवा में उपस्थित रहना, हाज़री दैना 
7. नज़दीक जाना, पहुंचना 8. भुगतना, अनुभव 
करना, परि--, 4. सहारा लेना 2. उपभोग 
करना, लेना । 


सेव दे० सेवन । 

सेवक (वि०) [ सेव--ण्वल | . सेवा करने वाला, पूजा 
करने वाला, सम्मान करने वाला 2. व्यवसाय करने 
वाला, अनुगामी 3. आश्रित, दास,--कः . टहलआ, 
-आश्रित सेवया घनमिच्छ्डि : सेवक: पश्य कि कृतम्‌ । 
स्वातंत्रय॑ यच्छरी रस्थ मूढस्तदपि हारितम्‌--हि० 
२।२० 2.. भकक्‍त, पूजक 3. सीने वाला, दर्जी 
4. बोरा, थला । 

सेवधि (अव्य०) दे० 'शेव' के अन्तगंत शेवधि' । 

सेवनम्‌ | सेव--ल्यूट ] 4. सेवा करना, सेवा. हाज़री में 
खड़े रहना, पूजा करना--पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन 
--रघु० १८।३२० 2. अनगमन करना, अभ्यास करना, 
काम में लगाना - मनु० १२॥५२ 3. उपयोग करना, 
उपभोग करना 4. शारीरिक सुखोपभोग करना 
-यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीं सेवनाद्द्विज:-मनु ० ११। 
१७९ 5. सीना, टाँका लगाना 6. बोरा, थला । 


सेवनी | सेवन-|-छीप ] . सुई 2. सीवन, संधिरेखा 
3. संधि या सीवन की भाँति शरीर के अंगों का 
संघान । क्‍ 

सेवा [| सेव+-अडः--टाप्‌ | . परिचर्या, खिदमत, दासता, 
टहल- सेवां लाघवकारिणीं कृतधिय: स्थांने श्वव॒त्ति 
विदु:--म्‌द्रा० ३।१४, हीनसेवा न कतेंब्या--हि० 
३॥।११ 2. पूजा, श्रद्धांजलि, सम्मान 3. संलूग्नता, 


( ११२६ ) 


भक्ति, चाव 4. उपयोग, अभ्यास, काम में लगना, 
प्रयोग 5. बार बार आना>-जाना, आश्रय लेना 
6. चापलसी, बहकाना, चिकने चुपड़े शब्द अल॑ं 
सेवया मध्यस्थतां गृहीत्वा भपय-(मालवि० ३। सम० 
- “आकार (वि०) दासता के रूप में-विक्रम० 
२।१, काकुः सेवा में आवाज़ में परिवर्तत (यह 


घिक्रम० ३॥।१ में सेवाकारा' शब्द का रूपान्तर 
हैं), धर्म: . सेवा करने का कतंव्य सेवाघम: 
प्रमगहनो योगिनामप्यगम्य:--पंच ० १।२८५ 


2. सेवा का दायित्व,--ब्यक्हारः सेवा की विधिया 
प्रथा । 

सेवि (नपृ०) [ सेवृ+इन्‌ | . बंर 2. सेव । 

सेवित (भू० क० कृ०) [| सेव-+क्त ] . सेवा किया 
गया, जिसकी टहल गई हैँ, पूजा किया गया 
2. अनग त, अम्यस्त, पीछा किया गया 3. जहाँ नित्य- 
प्रति आया जाय, सहारा लिया गया, जहाँ (लोग) 
बसे हुए हों, जहाँ संगी-साथी हों 4. उपभुक्त, उप- 
पक्‍त,--तम . सैव 2. बेर । 


सेथित्‌ (१०) | सेव+पृच्‌ | सेवक, दास । 
सेविन (वि०) [ सेव+णिनि ] 4. सेवा करने वाला 
पूजा करने वाला 2. अनुगन्ता, अम्यासी, उपयोक्‍त 
3. बसने वाला, रहने वाला, -(पं०) सेवक । 

सेव्य (वि०) [ सेव+ण्यत्‌ ]. सेवा किए जाने के योग्य 
टहल किए जाने के योग्य 2. उपयोग में लाने के योग्य 
काम में लाने के योग्य 3. उपभोग किए जाने के योग्य 
4. देख-भाल किए जाने के योग्य, पहरा दिए जाने के 
योग्य,--व्यः . स्वामी (विप० सेवक ) ,-भयं तावत्से- 
व्यादभिनिविशते सेवकजनम्‌--मुद्रा० ५।१२, पंच० 
१।४८ 2. अच्वत्थवक्ष, व्यम्‌ एक प्रकार को जड़ । 
सम० -सेवकौ ( पु० ड़ द्वि ० वृ० ) स्वामी और नौकर | 

से (म्वा० पर०--साय त्ति) बर्बाद हीना, क्षीण होना, नष्ट 
हीना 

सेह (वि०) (स्त्री० -ही) [ सिह+अण्‌ ] सिंह से 
संबद्ध, सह सम्बन्धी --आर्ति सहीं कि शवा घतकनक- 
मालोषपि लभते हि० ११७५ 

सेहल (वि०) | सिहल-+-अण्‌ ] लंका सम्बन्धी, लंका में 
उत्पन्न, या लंका में होने वाला । 

सेंहिक:, >सेंहिकेयः [ सिहिक-अणू, सिहिका--ढक | 
राहु का मातृ परक नाम । 

संकत (वि०) (स्त्री०- ती) [ सिकताः सन्त्यत्र अण | 
. रेत यक्‍त या रेत से बना हुआ, रेतीला, कंकरीला 
--तोयस्यवाप्रतिहतरय: संकतं सेतुमोघ:---उत्तर० 
२३।३२६ 2. रेतीली भूमि वाला, -तम्‌ रेतीला तट 
--सुरगज इव गांगं सकत॑ सुप्रतीक: - रघु० ५॥७५, 
५॥८, १०१६९, १२३।१७, ६२, १२३।॥७६, १६२१, 


कु० १॥२९, द० ६।१७ 2. रेतीले तटों वाला द्वीप 
3. किनारा या द्वीप । सम० - इष्टम अदरक । 

सेकतिक (थि० ) ( स्त्री०--की ) [संकत--ठन ] 4. रेतीले 
तट से संबन्ध रखने वाला 2. घट-बढ़ होने वाला, 
तरंगित, सन्देह की अवस्था में रहने वाला, सन्देहजीवी 
>-कः व. साथ 2. संन्यासी,-- कमर मंगलसूत्र जो 
सोभाग्यशाली बनने के लिए कलाई में बांधा जाता 
है या कठ में पहना जाता है । 

सेद्धान्तिक (वि०) (स्त्री० -की) [ सिद्धान्त-ठक |] 
किसी राद्धांत या प्रदर्शित सत्य से सम्बन्ध रखने 
वाला 2. जो वास्तविक सचाई को जानता हैं । 

सनापत्यम [| सेनापति-+ष्यव्य_] किसी सेना का सेना- 
पतित्व, सेनाष्यक्षता--कु० २।६१ । 

सेनिक (वि०) (स्त्री०--की) [ सेनायां समवति ठक्‌ | 
. सेनासम्बन्धी 2. फौजी,-- कः 4. सिपाही--पपात 
भूमो सह सनिकाश्रभि: ---रघ्‌ृ० ३।६१ 2. पहरेदार 
संतरी 3. सामरिक व्यह में व्यवस्थित सनन्‍्यसमह 
+रंघृ० ३।५७ । 

सेन्धव (वि०) (स्त्री०--बवी) [ सिन्ध॒नदीसमीपे देशे भव 
अण्‌ ] . सिंध प्रदेश में उत्पन्न या पंदा हुआ 
2. सिध नदी संबन्धी 3. नदी म॑ उत्पन्न 4. समुद्र 
संबन्धी, सागर सम्बन्धी, सामद्रिक--वः ॥. धोड़ा, 
विद्येवतः वह जो सिंध देश में पला हो-न० १॥७१ 

एक क्रुषि का नाम, -वः,--वसम्त एक प्रकार का 

सेंघा नमक,--बाः (पुं०, ब० व०) सिंधु प्रदेश के 
अधिवासी । सम०--धनः नमक का ढेला,--शिला 
एक प्रकार का पहाड़ से निकलने वाला नमक । 

सन्‍धवक (वि०) (स्त्री०--की ) [ सेंघव--व॒ुझ ] संधव 
सम्बन्धी, कः सिंध देश का कोई आपदग्रस्त व्यक्ति 
जिसकी दशा दयनीय हो । 

सनन्‍्धो (स्त्री०) एक प्रकार की मदिरा (सम्भवतः वह जो 
ताड़ के रस से तैयार की गई ही) ताड़ी । 

सनन्‍्यः [ सेनायां समवति ञ्य ] 7. सनिक, सिपाही--शि० 
५॥२८ 2. पहरेदार, संतरी, - न्‍्यम्‌ सेना, सेना की 
टकड़ी--स प्रतस्थेअरिनाशाय हरिसन्य रन॒द्रतः--रघ० 
१२९।६७ । 

समन्तिकम [ सीमन्‍त--ठक ] सिदूर । 

सरन्ध्रः, सरिन्ध्रः [ सीर हल घरति--सी २-- घ--क, मम 
सी रन्ध्र: कृषक: तस्यद शिल्पकर्म सीरन्ध्र+-अण 
पक्ष इत्वमू |] 4. घरेल नौकर, किकर 2. एक सिश्र 
जाति, दस्य जाति के पुरुष तथा अयोगव जाति की 
स्‍त्री से उत्पन्न सन्तान--स रिन्‍्श्रं वागरारव॑त्ति सूते 
दस्यरयोगवे -मन० १०।३२ । 

सरन्ध्री, सरिन्ध्री | सर (रि) ध्र+डीष | . दासी या 
सेक्किा जो अन्त:पुर में काम करे (सरंध्र 2. में 


( ११२७ ) 


वणित मिश्र जाति की स्त्री) 2. स्वतन्त्र स्त्री जो 
शिल्पकारिणी के रूप में दूसरे के घर जाकर काम 
करे 3. द्रौपदी का विशेषण (अज्ञात वास में विराद 
की पत्नी सुदेष्णा की सेवा करते समय द्रौपदी ने यह 
नाम रख लिया था ) । 

सेरिक (वि०) ((्त्री० ) | सीर+ठक | . हल- 
सम्बन्धी 2. खडों से यक्‍त,--कः व. हल में चलने 
वाला वल 2. हाली, हलवाहा । 


सरिभः [ सीरे हले तद्वहने इभ इव शरत्वातू, शक० पर० 
सीर-इभ्‌+अण्‌ | 4. भेंसा--अवमानित इव कुलीनो 
दीघं निःशवसिति सरिभ:--मुच्छ ० ४ 2. इन्द्र का 
स्वग । 

सवाल दे० 'शेवाल' । 

सेसक (वि०) (स्त्री की) [ सीसक--अण्‌ ] सीसे का 
बना हुआ, सीसा सम्बन्धी । 


सो (दिवा० पर० स्यति, सित, प्रेर० साययति-ते 
इच्छा ० सिषासति, कमंवा० सीयते--इकारान्त उका- 
रान्त उपसगों के परचात्‌ 'सो के 'स्‌ को मूधघन्य प्‌ 
हो जाता है) . वध करना, नष्ट करना 2. समाप्त 
करना, पूरा करना, अन्त तक पहुँचाना, अव-- 
. समाप्त करना, पूरा करना--यूपयत्यवसिते क़िया- 
विधो --रघ्‌ू० ११।३७, अवसितमण्डनासि-- श० ४ 
2. नष्ट करना 3. जानना, भद्ठटि० १९२९ 
4. विफल होना, किनारे पर होना (अक० )-शक्ति- 
मंमावस्थति हीनयुद्धे--कि० १६।१७, अध्यव , 
. संकल्प करना, निर्घारित करना, मन पक्‍का करना 
--कथमिदानीं दुजेनवचनादध्यवसितं देवेन --उत्तर ० 
१, अभिधातुमध्यवससों न गिरा--शि० ९७६, 
2, प्रयास करना, दायित्व लेना, सम्पन्न करना- मा 

५. साहसमध्यवस्य:--दश ०, वक्‍तुं सुकरमध्यवसातु दृष्क- 
रम वेणी० ३, 'करने की अपेक्षा कहना आसान ह 
3. दबोच लेना 4. सोचना, विचार करना, परयेव 
!. पूरा करना, समाप्त करना 2. निर्धारित करना, 
संकल्प करना 3. परिणाम होना, घट जाना, समाप्त 
हो जाना--एप एवं समच्चय: सद्योगेइसद्योगे सदस- 
द्योग व पयवस्यतीति न पृथक लक्ष्यते काव्य० १० 
4. नष्ट होना, खो जाना, क्षीण होना 5. प्रयत्न करना, 
व्यव--]. जोर लगाना, हाथ-पाँव मारना, कोशिश 
करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, आरम्भ करना 
--श्रुवं स नीलोत्पलपत्रधा रया शमीलतां छेत्तुमषि- 
व्यवस्यति--श० १।॥१८ 2. चिन्तन करना, कामना 
करना, चाहना-पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जल यष्मा- 
स्वपीतेष या--श० ४।९ 3. लगातार चेष्टा करना, 
परिश्रमी या उद्योगी होना 4. संकल्प करना, निर्घा- 
रित करना, निश्चित करना, फंसला करना--श ० 


५॥१८ 5. स्वीकार करना, दायित्व लेना कृच्चि- 
त्सोम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे - मेघ० १४४ 
6. करना, सम्पन्न करना 7. विश्वास करना, विश्वस्त 
होना, प्रतीत होना 8. विचार-विमर्श करना, समव -, 
निर्णय करना, आदेश देना - मनु ० ७।१३ । 

सोढ (भू० क० कृ०) [ सह +क्त | सहन किया गया, 
भगता गया, बर्दाश्त किया गया, झेला गया--आदि 
दे ० 

सोद (वि०) (स्त्री०-ढी) | सह -+तच्॒ | . सहनश्लील 
बर्दाइत करने वाला, सहिष्ण 2. शक्तिशाली, समर्थ । 

सोत्क, सोत्कण्ठ (वि०) [सह उत्केन, उत्कण्ठया वा - ब० 
स०] 4. अत्यन्त उत्सुक, अतीव आतुर, आकुल, यथा 

सोत्कण्ठमालिगनम्‌' 2. खिन्न 3, शोकाकुल, खिद्यमान 

>-ठेम (अव्य०) ॥. अत्यंत उत्सकता के साथ, बड़ी 
उत्कंठा के साथ, -- प्रोड्डीयव बलाकया सरभसं 
सोत्कण्ठमालिज्ित:--मृुच्छ० ५॥२३ 2. खेदपृवक, 
दुःखपृ्‌वक । 

सोत्प्रास (वि०) [सह उत्प्रासेन--ब०स०] . अत्यधिक 
2. अतिशयोक्तिपृर्ण 3. ब्यंग्यात्मक, व्यंगपृर्ण---सः 
अट्टहास,---सः,--सम्‌, व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति, व्यं- 
गोक्ति, व्यंगवाक्य, तु० व्याजस्तुति । 

सोत्सव (वि०) [उत्सवेन सह-ब०स०] उत्सवयक्त 
उछाह भरा, हषंपूर्ण । 

सोत्साह (वि०) [सह उत्साहेन--ब०स० ] प्रबल, सक्रिय, 
उत्साही, धीर,--हम्‌ (अव्य० ) फ़र्ती से, उत्साह पूर्वक, 
सावधानी से । 

सोत्सुक (वि०) . खिन्न, झललाने वाला, आतुर, शोका- 
न्वित 2. उत्कण्ठित, लालायित । 

सोत्सेध (वि०) [सह उत्सेघेने ब०्स० |] उन्नीत, उन्नत, 
ऊँचा, उत्तुंग-- सोत्सेघ: स्कन्धदेश: मुद्रा० ४॥७। 

सोदर (वि०) [समानम॒दरं यस्तव, समानस्य सः] एक ही 
पेट से उत्पन्न, सहोदर, - रः सगा भाई, -- रा सगी 
बहन । 

सोदयेः [सोदर--यत | सहोदर भाई, सगा भाई (आलं० से 
भी )-भ्रातु: सोदय मात्मानमिन्द्रजिद्धशो भिन:---रघु ० _ 
१५।२६, अवज्ञासोदय दारिद्रथम्‌ - दश० । 

सोचझोग (वि०) [सह उद्योगेन ब०स०] प्रबल उद्योग 
करने वाला, परिश्रमी, सक्रिय, घीर, मेहनती । 

सोहंग (वि०) [सह उद्देगेतन--ब०स०] . आतुर, आशं- 
काल 2. शोकान्वित,--गरम्‌ (अव्य०) आतुरता के 
साथ, उतावलेपन से, उत्सुकतापूवक । 

सोनहः [सु+विच्‌-| सो, नह -++क--नह] लहसुन । 

सोन्माद (वि०) [सह उन्‍मादेन-- ब०स० ] पागल, दीवाना, 
आपे से बाहर, मदविक्षिप्त । 

सोपकरण (वि०) [सह उपकरणेन--ब०स ०] सब प्रकार 


( ११२८ ) 


के आवश्यक सामान या उपकरणों से यकक्‍त, समचित 
रूप से सुसज्जित, इसी प्रकार 'सोपकार । 

सोपद्रव (वि०) [सह उपद्रवेण--ब०स०] संकट और उप- 
द्रवों से यक्‍्त । 

सोपध (वि०) [सह उपघयेा - ब०स० ] जालसाज़ी और 
धोखे से भरा हुआ, कपटपूर्ण । 

सोपधि (वि०) [सह उपधिना--ब०स०] जॉलसाज़, 
अव्य ० कपट के साथ, जालसाजी करके - अरिष हि 
विजयाथिनः क्षितीशा बिदघति सोपधि सन्धिदूषणानि 
--क्रि० १४५ | 

सोपप्लव (वि०) [सह उपप्लवेन--ब०स० ] . संकटग्रस्त 
2. शत्रओं द्वारा आकान्त 3. ग्रहणग्रस्त (जैसे कि चन्द्र 
व सूय ) । 

सोपरोध (घथि०) [सह उपरोधेन--ब०स०] 7. अवरुद्ध, 
बाधायकत 2. नगनुगृहीत,--धम्‌ (अव्य०) सानुग्रह, 
सादर । 


सोपसर्ग (धि०) [सह उपसर्गंग--ब०स० ] 4. संकटग्रस्त, 
दुर्भाग्यग्रस्त 2. अनिष्टस्चक 3. किसी भूत प्रेत से 
आविष्ट 4. उपसग्ं से यक्‍त (व्या० में) । 

सोपहास (धि०) [सह उपहासेन ब०स०] व्यंगपूर्ण हंसी 
से यक्‍त, उपालंभपूर्ण, व्यग्यमय, सम (अव्य० ) 
उपालंभपू्वंक, उलाहने के साथ । 

सोपाकः [-"-श्वपाक:, पृषो०] पतित जाति का पुरुष 
सचाडाल, दे० मन० १०।३८ । 

सोपाधि (वि०) सोपाधिक (वि०) ((्त्री०-को) [सह 
उपाधिना-- ब०स ०, पक्ष कप] !. किसी शर्ते या सीमा 
से प्रतिबद्ध, विशिष्ट लक्षणों से यकक्‍त, सीमित, मर्या 
दित, विशिष्ट (दर्शेन० में) 2. विशिष्ट विशेषण से 
यक्‍्त । 


सोपानम्‌ [उप-|- अन्‌ +- घञ -उपान: उपरिगति 
विद्यमान: उपान: यंन--ब०स०]| पौड़ी, सीढ़ी का 
डंडा, जीना, सीढ़ी--आरोहणाथ नवयोवनेन कामस्य 
सोपानमिव प्रयक्तम्‌ कु० १।३९। सम०--पडक्ति 
(स्त्री ० ),--पथ:,-पद्धतिः (स्त्री०), - परम्परा, 
मार्ग: सीढ़ी, जीना वापी चास्मिन मरकतशिला- 
बद्धसोपानमार्गा -मेघ० ७६, समारुरुक्षुदिवमायष: क्षय 
ततान सोपानपरम्परामिव--रघु ० ३४९, ६।३, १६।५६ । 
सोस: | सुू+मन ] !. एक पौधे का नाम, प्राचीन काल के 
यज्ञों में आहृति देने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधि 
'सोम नामक पौधे का रस--जैसा कि सोमया 
तथा सोमपीथिन शब्दों में 3. अमृत, देवताओं का पेय 
पदार्थ 4. चन्द्रमा (पुराणों में चन्द्रमा को अत्रि ऋषि 
की आँख से उत्पन्न होने वाला वर्णन किया गया है 
(तु० रघृ० २७५), ऐसा भी वर्णन मिलता हूँ कि 
समुद्रमन्धथन के अवसर पर चन्द्रमा भी सम॒द्र से 


निकला । पुराणों में वणित सत्ताइस नक्षत्र जो दक्ष 
की कन्याएँ बतलाई गई हूँ, चन्द्रमा की पत्नियाँ कही 
जाती हं। चन्द्रमा की कलाओं के पाक्षिक क्षय की 
घटना का भी समाघान यह किया गया हैँ कि चन्द्रमा 
की अमृतमयी कलाओं को विविध देवताओं ने बारी 
बारी से पी लिया, इसी प्रसंग में एक और कथा का भी 
आविष्कार किया गया हूँ जिसमें बतलाया गया हैँ कि 
चन्द्र+ रोहिणी (दक्ष की २७ कन्याओं में से एक) 
पर विशेष रूप से अनरक्त था, अतः उसके श्वसुर 
दक्ष ने इसे 'क्षयरोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया 
बाद में चन्द्रमा की अन्य पत्नियों के बीच में पड़ने 
पर यह शाप सीमित कालावधि (पाक्षि हा में बदल 
दिया गया। यह भी वर्णन मिलता हूँ कि चन्द्रमा 
ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया उससे 
चन्द्रमा का बृध नामक एक पुत्र पैदा हुआ। यही 
ब॒ध बाद में राजाओं के चन्द्रवंश का प्रवर्तेक हुआ, 


(दे० तारा (ख) भी) 5. प्रकाश की किरण 6. कपूर 
7. जल 8. वाय, हवा 9. कुबेर 0. शिव . यम 
42., (समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयकक्‍त ) मुख्य 
प्रधान, उत्तम -जंसा कि 'नुसोम में,--भम्त . चावलों 
को कांजी 2. आकाश, गगन | सम०-- अभिषव 
सोमरस का खींचना,---अहः सोमवार,--आख्यम्‌ लाल 
कमल, --ईवबवरः शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा 'सोमनाथ , 
ऊःउडज्ूबा नमंदा नदी---रघ्‌ृ० ५।५५९ (यहाँ मल्लि० 
ने अमर० का उद्धरण दिया है -'रेवातु नमंदा सोमो 
दवा ),--कान्तः चन्द्रकान्त: मणि,--क्षयः चन्द्रमा 
की कलाओं का ह्वास,-- ग्रह सोमरस रखने का पात्र, 
--ज (वि०) चन्द्रमा से उत्पन्न. (-जः) बुधग्रह का 
विशेषण, (-जम्‌ ) दूध, - धारा आकाश, गगन,-नाथ 
प्रसिद्ध शिव लिंग” या वह स्थान जहाँ यह प्रतिमा 
स्थापित की गई ह (इसी (प्रतिमा को अतुल धन- 
राशि व वेभव ने गज़नी के मोहम्मद गोरी को आक्ृष्ट 


किया, जिसने १०२४ ई० में सोमनाथ का मन्दिर 
गैड़ा और उसके खज़ान को उठा कर ले गया )-तेषां 
मार्ग परिचय वशादर्जितं गजराणां यः सन्‍्तापं॑ शिथिल- 
मकरोत्‌ सोमनाथ विलोक्च ॥ विक्रमांकण १८॥८७ 
-प,-पा (पुं०) !. सोमपायी 2. सोमयाजी 3. पितरों 
का विशेष सम्‌ह,--पति: इन्द्र का नाम,--पानस्‌ सोम- 
रस का पीना,-- पाथिन,--पोथिन्‌ (पुं०) सोमरस 
को पीने वाला--तत्र केचित्‌'** ' 'सोमपीथिन उद्म्ब- 
रनामानों ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति सम मा० १, 
--पुत्र:ः,--भ्‌ : बंध के विशेषण,--प्रवाक 
सोमयज्ञ के प्रोहितों को वरण करने वाला,-- बन्ध 
कुमद,--यज्ञ.,. यागः सोमयज्ञ,--योनिः एक प्रकार 
का पीला और सुगन्धित चन्द्रमा--रोगः, स्त्रियों का 


( ११२९ ) 


एक विशेष रोग,--रूता--बल्लरो . सोम का पौधा 
2. गोदावरी नदी,--बंज्ञ: बध द्वारा स्थापित राजाओं 

*« का चढद्ववंश,--वारः, -वासरः: सोमवार,-- विऋणिन्‌ 
(पं०) सोमरस विक्रेता,-वक्ष:,---सार: सफेद खेर 
का वक्ष--शकला एक प्रकार को ककड़ी ,--संत्तम 
कप्र, (पृ०) पितरों का विशेषवर्ग -- मनु० 
३।१९५,--सिन्धः विष्ण का विशेषण, सुत्‌ (पुं०) 
सोमरस खींचने वाला,--सुता नमंदा नदी तु० सोमो- 
छूब, - सुत्रसम शिव लिग के स्नान का जल निकलने 
की नाली, “प्रदक्षिणा शिवलिंग की इस तरह परिक्रमा 
करना कि नाली लांघनी न पड़े । 

सोमन्‌ (पुं०) [सु-| मनिन्‌ ] चद्धमा । 

सोमिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी ) [सोम --इनि] सोमयज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला,-(पुं०) सोमयज्ञ का अनष्ठाता । 


सोम्य (वि०) [सोम+यत्‌] 4. सोम के योग्य 2. सोम 
की आहुति देने वाला 3. आकृति में सोम से मिलता- 
जुलता 4. म॒दु, सुशील, मिलनसार । 

सोल्लण्ठः, सोललण्ठनम [उल्लण्ठेनउल्लण्ठनेन वा सह-- ब० 
स०| व्यंग्य, ताना, चुटको, - ठम, नम (अव्य०) 
व्यंग्यप्वक, ताने के साथ--उत्तर० ५ । 

सोष्मन्‌ (वि०) [सह उष्मणा ब० स०] 4. गरम, तप्त 
2. (व्या० में) ऊष्मा युक्त (पुं०) ऊष्मवर्ण । 

सोौकर (वि०) (स्त्री०--री) [सूकर--अण | सूअरसंबंधी, 
अर का कि० १२॥५३ । 

सोकयंम्‌ [सू (सु)कर--ष्यञ्य ] . सूअरपना 2. आसानी 
सुविधा - सौकर्य च कार्यस्यानायासेन सिद्धया सांग- 
सिद्धधा च बोध्यम्‌ 3. क्रियात्मकता, सुकरता 4. निपु- 
णता, कुशलूता 5. किसी भोज्यपदार्थ या औषधि की 
सरल तंयारी । 

सौकुमायंम्‌ [सुकुमार-ष्यव्य ] . म॒दुता, सुकुमारता, 
कोमलता--शिरीषपुष्पाधिकसौकुमा या बाहू तदीया- 
विति में वितक:ः--कु० १।४१. 2. जवानी 

सोक्ष्म्यम्‌ [सूक्ष्म--ष्यव्ग ] बारी की, महीनपना, सृक्ष्मता । 


सोखशायनिक:, सोखशायिकः [सुखशयनं पृजछति---सुखशय 
(न)-ठक | वह पुरुष जो किसी पुरुष से उसके 
सुखसूवंक सोने की बात पृछे -- भुग्वादीननग हन्त॑ 
सौखशायनिकानूषीन्‌ -- रघू० १०१४ । 

सोखसुप्तिक: [सुखसुप्ति सुखेन शयनं पचछति-ठ5ऊा ] . किसी 
अन्य पुरुष से सुखपुवंक सोने का हाल पूछने वाला 
2. चारण, भाट, बन्दी (इसका काये राजा या अत्यंत 
समृद्धिशाली व्यक्ति को स्तुतिपाठ द्वारा जगाने का 
होता हूं) क्‍ 

सोखिक (वि०) (स्त्री०--की ), सौखीय (वि०) (स्त्री० 
यी ) [सुख --ठक्‌, छण वा] सुखसम्बन्धी, आनन्‍्द- 
दायक, ह्॒षप्रद । 


१४२ 


सोल्यम [सुख-+-ष्यञ्ग ] सुख, प्रसन्नता, सन्‍्तोष, सुविधा, 
आनन्द । 

सोगत: [सुगत-|-अण ] बौद्ध (ब॒द्ध या सुगत का अनयायी) 
(बोद्धों के चार बड़े संप्रदाय हं-- माध्यमिक, सौत्रा- 
स्तिक, योगाचार और वभाषिक )-सौगतज रत्परिव्राज- 
कायास्तु कामन्दक्या: प्रथमां भूमिकां भाव एवाघीते 
>मी० १ । 

सोगतिक: [सुगत-|-ठक | . बौद्ध 2. बौद्धभिक्ष 3. नास्तिक, 
पाखंडी, अविश्वासो,-- कम्म अविश्वास, पाखंडघधम, 
नास्तिकता, अनीश्व रवाद । न्‍ 

सोगन्घ (वि०) (स्त्री०-धी) [सुगनन्‍्घध-+अण |] मधरगन्ध- 
युक्त, सुगन्धित,---धम्‌ . मघरगन्धता, सुवास 2. एक 
प्रकार का सुर्गन्धित तृण, कत्तण । 

सोगग्घधिक (वि०) (स्त्री०--का--की) [सुगन्ध--ठन्‌ ] 
मध्‌ रगन्ध वाला, सुगन्धित, - कः . गन्ध द्रव्यों का 
विक्रेता, गन्धघी 2. गन्धक,--कम्‌ . सफंद कुम॒द 
2, नील कमल 3. एक प्रकार का सुगन्धित घास, 
कृत्तण 4. लाल । 

सोगन्ध्यम [सुगन्ध--ष्यञ्ग ] गन्धमाघय, सुगन्ध, सुवास । 

सोचि:, सोचिकः [सचि-+इव्य , ठठा | दर्जी--मन ४॥२१४ 
पर कुललक । 

सोजन्यम [सुजन-ष्यझा_] . तेकी, कृपालता, भलाई 

उत्तर ०७ ३।१३, मच्छ० ८।३८ 2. महिमा, उदारता 

3. कृपा, करुणा, अनकम्पा 4. मित्रता, सोौहाद, प्रेम । 

सोण्डी [शुण्डा तदाकाशो5स्ति अस्या: - शुण्डा+ अण्‌ -+डछीप 
पृषोी ०] गजपीपलाः 

सौति: [सत-|इज्ण | कण का तामान्तर । 

सोत्यम्‌ [सूत--ष्यणज_] सारथि का पद,--नरू० ४९ । 

सौत्र (वि०) (स्त्री०-त्रो) [सूत्र--अण्‌] . धागे या 
डोरी से संबंध रखने वाला 2. सृत्रसंबंधी, सत्र में 
वर्णित, सृत्र में निदिष्ट, -- त्रः ।. ब्राह्मण 2. क्रृत्रिम 
धातु जो केवल सूत्रों में वणित है, नियमित धातुओं 
की भांति उसकी रूपरचना नहीं होती, यौगिक शब्दों 
के निर्माण में ही उसका उपयोग होता है । 

सोत्रान्तिका: (पु० ब० व०) बौढ़ों के चार सम्प्रदायों में 
से एक, तु० सोगत । 

सोत्रामणी (सुत्रामा इन्द्रो देवता अस्या:--सुत्रामन्‌-|-अण्‌ 
+डीप] प्वदिशा - चकोरनयतारुणा भवति दिक्‌ 
च सोत्रामणी वधिद्ध० ४॥१। 

सोदयंम (नपुृ०) [सोदर-+ष्यञा_] आतृत्व, भाईपना । 

सोदामनी ं [सदामा पबंतभेद: तेन एका दिक्‌, सुदामन्‌ 

सोदामिनी / -अण्‌- डीप, पक्षे पषो० साधः] बिजली 

सो दाम्नी (_-सौदामन या कनकनिकषस्निग्धया दर्श॑योर्वीम 
-- मेघ० ३९, सौदामिनीव जलदोदर संधिलीना 
“ मच्छ० १।२५ | 


( ११३० ) 


सोदायिक (वि०) (स्त्री०-की) [सुदाय+ठज्य| स्त्रीधन, 
कन्या के विवाह के अवसर पर जो घन उसके माता 
पिता या संबंधियों द्वारा उसे दिया जाता हू और 
जो उसकी निजी संपत्ति हो जाता हूँ, - कम्‌ दाज 
या दहेजसम्बन्धी । 

सोध (वि०) (स्त्री०-धी) [सुघया निर्मितं रक्‍तं वा अण्‌ | 
. अमृतमय, अमृतसम्बन्धी 2. पलस्तर से यूक्‍त, या 
चुने से पुता हुआ,--धम्‌ . वह भवन जिसमें सफ़ेदी 
की हुई है, सुधालिप्त, पलस्तरदार 2. विशालभवन, 
महल, बड़ी हवेली सौघवासमृटजेन विस्मृतः संचि- 
काय फलनिः्प्हस्तप:--रघ्‌ू० १९१२, ७।५, १३।४० 
3. चांदी 4. दूधिया पत्थर। सम०--कारः . पलस्तर 
करने वाला 2. मकान बनाने वाला,-- बासः महल 
जसा भवन । 

सोन (वि०) (स्त्री०-नी) [सूना+अण्‌] क़साईपने या 
क़ंसाईखाने से सम्बन्ध रखने वाला,--नम्‌ क़साई के 
धर का मांस। सम० धम्यम्‌ घोर शत्रुता को 
अवस्था । 

सोननन्‍्दम [सुनन्द-+अण्‌ ] बलराम का मूसल । 


सौनन्दिन (पुं०) [सोनन्द-+इनि] बलराम का विशेषण । 
सौनिकः | सूना-+ठण्‌ ] क़साईं, तु० शौनिकः' । 


सौन्दर्यम [सुन्दर-+पष्यञ्ञ_] सुन्दरता, मनोहरता, लावण्य, 


लालित्य-सोन्दयंसा रसमदायनिकेतनं॑ वा-मा० १।२१, 
कु० १।४२, ५।४१ । 

सोपर्णम्‌ [सुपणं+-अण्‌ ] . सूखा अदरक, सौंठ 2. मरकत । 

सौपर्णेयः [सुपर्ण्याः विनताया: अपत्यम्‌ - सुपर्णी ---ढक्‌ ] 
गरुड का विशेषण । 

सौप्तिक (वि०) (स्त्री० - की) [सुप्ति+ठक्‌ | 4. निद्रा 
सम्बन्धी 2. निद्राजनक, कम्‌ रात का आक्रमण, सोते 
हुए पर हमला । सम०-पर्बन (नपुं०) महाभारत 
का दसवाँ पवव जिसमें वर्णन किया गया हैँ कि अद्व- 
त्थामा, क्ृतवर्मा, कृप औरा-कौरवसेना के बचे हुए 
योद्धाओं ने रात को पांडवशिविर्पर आक्रमण 
कर हजारों सोते हुए सनिकों को मौत के घाट उतार 
दिया,--वधः (उपर्यक्‍त) पांडवशिविर के संनिकों 
का रौत में संहार - मार्गों होषनरेन्द्रसौष्तिकवर्ध पूव॑ 
कृतो द्रोणिना - मच्छ ० ३।११ । 

सोबल: [सुबल-अण्‌ | शकुनि का नामान्तर । 

सोबली, सौक्‍लेयी [सोबल  डीप, सुबला-+-ढक -+-डीप | 
धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी । 

सोभम्‌ [सुष्ठ सवंत्र लोके भाति--सु+भा+क-+-भण्‌ ] 
हरिश्चन्द्र का नगर (कहते हें कि यह नगर अन्‍्तरिक्ष 
में लटक रहा है ) । 

सोभगम्‌ [ सुभग-अण्‌ ] ॥. 
2. समृद्धि, धन, दोलत । 


अच्छा भाग्य, सोभाग्य 


सोभद्र:, सोभद्रेयः [सुभद्रा + अण्‌, ढक वा] सुभद्रा के पुत्र 
अभिमन्य्‌ का विशेषण । 

सोभागिनयः [सुभगा -| ढ़क्‌, इनड, द्विपदवृद्धि] सबसे प्रिय: 
पत्नी का पुत्र । 

सोभाग्यम [सुभगाया: सुभगस्य वा भावः-्यञ्ण , द्विपद- : 
वृद्धिः] . अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत, सौभाग्य- 
दशालिता (मुख्यत्त: इसमें पति-पत्नी का पारस्परिक 
अनुग्रह प्राप्त करना, तथा एक दूसरे के प्रति दृढ़ 
भक्ति का होना पाया जाता हैं )--प्रियेषु सोभाग्यफला 
हि चारुता- कु० ५११, सोभाग्यं ते सुभग विरहा- 
वस्थया व्यञ्जयन्ती--मेघ० २९, (दोनों स्थानों में 
'सोभाग्य शब्द पर मल्लि० के टिप्पण देखे ) 2. स्वर्गीय 
५2७९, ५० नर पदक । 3 सौन्दर्य लावण्य, लालित्य; 
“-(यस्य ) हिम॑ न सोभाग्यबिलोपि जातम्‌--कु० १॥३, 
२५३, ५॥४९, रघ० १८।१९, उत्तर० ६।२७ 
4. शोभा, उदात्तता 5. अहिवात (विप० वंधव्य) 
6. बघाई, मंगलकामना 7. सिदूर 8. सुहागा । सम०» 
+चिह्मम्‌ 77 अच्छे माग्य का चिह्न, अच्छी क़िस्मत 
का चिह्न 2. अहिवात का चिह्न (जैसे कि मस्तक 
पर सिंदूर का तिलक ),- तन्‍्तुः (वह सूत्र जो 
विवाह में वर द्वारा कन्या के गले में बांधा जाता हे 
और जिसे स्त्री विधवा होने तक पहनती हैँ) विवाह- 
सूत्र, मंगलसूत्र,--तुतीया भाद्रशुक्ल-तृतीया, हरि- 
तालिका, तीज,- देवता शुभदेवता, याअभिभावक 
देवता,-- वायनम्‌ मिष्टान्न का शुभ उपहार या चढ़ावा । 


सोभाग्यवत्‌ (वि०) [सोभाग्य+- मतुप्‌ | भाग्यशाली, शुभ, 
--ती विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित है, विवाहित 
सघवा स्त्री । 

सोभिकः [सोभ॑ कामचारिपुर ततन्निर्माणं शीलमस्य--शौभ 
+ठक्‌ ] जादूगर, ऐन्द्रजालिक । 

सोबञ्जान्रम्‌ [सुत्रात-- अण्‌| अच्छा भ्रात॒भाव, भाईचारा, 
बंध्ता-सौ भ्रात्रमेषां हि कुलानसारि- रघु० १६।१, 
१०।८१ । 

सोमनस (वि०) ट(स्त्री०- सा,-सी) [सुमनस्‌--अण] 
. भावनानुकूल, सुखद 2. फूलसबंधी, पृष्पीय, - सम्‌ 
. कृपालता, उदारता, कृपा 2. आनन्द, सनन्‍्तोष । 

सोसमनसा [सोमनस--टाप्‌ू] जायफल का छिलका । 

सोसनस्यम्‌ [सुमनस्‌ -| ष्यञझ्ा_] . मन का संतोष, आनन्द, 
प्रसन्नता --रघ्‌ू० १५।१४, १७।४० 2, श्राद्ध के अव- 
सर पर ब्राह्मण को दिया गया फलों का उपहार । 

सोसनस्यायनी [सोौमनस्य+अय-+ल्यट--डीप्‌] मालती 

लताकी मंजरी । 

सोमायन: [सोम-फक्‌ | बुद्ध का पितृपरक नाम । 


सोमिक (वि०) (स्त्री०-को) [सोम+ठक | 4. सोमरस- 
संबंधी, सोमरस से अनुष्ठित यज्ञ 2. चन्द्रमासम्बन्धी । 


( ११३१ ) 


सोमित्र:, सोमित्र: [सुमित्रा +-अण, इज्य वा] लक्ष्मण का 
विशेषण -- सौमित्रे रपि पत्रिणामविषय तत्र प्रिय क्वासि 
भो:--उत्तर ० ३।४५ । 

सोमिल्दः (पुं०) कालिदास का पूववंवर्ती एक नाटककार 
"जभासकविसौमिल्लकविमिश्रादीनाम्‌ -- मालूवि० १ । 

सोमेचकम (नपुं०) सोता, स्वर्ण । 

सोमेघिक: [सुमेघा-ठक] मुनि, ऋषि, अलोकिक बुद्धि- 
सम्पन्न । 

सोमेदक (वि०) (स्त्री०-की) [सुमेर--कजा ] सुमेरु 
संबंधी, सुमेंर से आया हुआ, या प्राप्त,--क््‌ - सोता, 


(वि०) (स्त्री ०-म्या,--म्थी ) [सोमो देवतास्य 
तस्यदं वा अण्‌ ] . चंद्र संबंधी, चन्द्रमा के लिए पावन 
2. सोम के गुणों से यक्त 3. सुन्दर, सुखद, रुचिकर 
4. प्रिय, मुदुल, को मल, स्निग्घ-संरम्भं मंथिलीहास:क्षण- 
सोम्यां निनाय ताम्‌्-रघु० १२।३६, (इसके संबोधन का 
रूप 'सोम्य' शब्द 'श्रीमान्‌ जी 'सम्मान्य भला मानस 
अर्थों को प्रकट करता हँ--प्रीतास्मि ते सोम्य चिराय 
जीव--रघु ० १४।५९, सौम्येति चाभाष्य यथाथंवादी 
-“-२४। ४४ मंघ० ४९, कु० ४३५, मा० ९।२१ ». शुभ 
-भ्यः . बुधग्रह 2. ब्राह्मण को सम्बोधित करने का 
सम्‌ृचित विशेषण--आयष्मान्‌ भव सौम्यति वाच्यो 
विप्रोईषभिवादने - मनु० २१२५ 3. ब्राह्मण 4. गूलर 
का पेड़ 5. लाल होने से पूर्व की दशा में रुधिर, 
लसीका, रकक्‍्तोदक 6. अन्नरस जो पेट में जाकर जीणं 
होकर बनता हँ 7. पृथ्वी के नो खण्डों में से एक, 
--(पूं० ब० व०) ?. मृगशिरा के पांच नक्षत्रों का 
पंज 2. पित॒वर्ग विशेष--मनु ० ३॥१९९ | सम ०--उप- 
चार: शान्त उपाय, मृदु चिकित्सा,--कच्छः, . छम 
एक प्रकार की धर्म साधना--तु० याज्ञ० ३।३२२, 
“गन्धों सफंद गुलाब,--ग्रहः शान्त और शुभ ग्रह, 
“थधातुः कफ, इलेष्मा, -नामन्‌ (वि०) जिसका 
नाम श्रुतिमधुर हो, सुखद हो--मनु० ३१०, - वारः, 
--वासरः बधघवार । 
सौर कि वि० । (स्त्री०-री) [ सूर-+अण्‌ | !. सूरज- 
न्धी, सौय 2. सूर्य को अपित या पावन 3. स्व- 
गीये, दिव्य 4. मदिरासम्बन्धी, -₹ः . सर्योपासक 
2. शनिग्रह 3. सौ मास 4. सौयं दिन 5. तुम्बरु 
नाम का पौधा,--रम्‌ (ऋग्वेद से उद्धत) सूयंसम्बन्धी 
मन्‍्त्रों का समृह। सम० नकक्‍तम एक विशेष ब्रत 
जो रविवार को किया जाय, - मासः सौय मास 
(जिसमे तीस बार सूर्य उदय हो और तीस ही बार 
अस्त हो ), -- लोकः सूर्य लोक । ४ 
प्रेरथ: [ सुरथ--अण्‌ | शूरवीर, योद्धा । 
पोरभ (वि०) (स्त्री०-भी) [ सुरभि+-अण्‌ ] सुगन्धित, 


-- भम्‌ !. सुगन्‍न्ध--भामि० ११८, १२१ 2. केसर, 
जाफरान । 

सोरभेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ सुरभि+-ढक ] सुरभि 
से सम्बद्ध-यः बेल । 

सोरभी, सोरभेयों -[ सौरभ-+-कीयू, सौरभेय--झछीष | 
. गाय 2. 'सुरभि नामक गाय की पुत्री--तां सोर- 
भेयीं सुरभियंशोमि:--रघ्‌ृ० २॥३ । 

सोरम्यम्‌ [ सुरभि+ष्यञ ] ।. सुगन्ध, खुशब, मधर- 
ग़न्ध-सौ रम्यं भुवनत्रयेषपि विदितम्‌ भामि० १।३८, 
पुनाना सौरम्ये: - गंगा० ४३, रघ्‌ृ० ५।६९ 2. रोच- 
कता, सोन्दर्य 3, सदाचरण, प्रसिद्धि, कीति, ख्याति । 

सोरसेनाः (पूं०, ब० व०) एक प्रदेश ओर उसके अधि- 
वाध्षियों का नाम,-- नी दे० शौरसेनी । 

सौरसेय: [| सुरस; +-ढक |] स्कन्द का विशेषण । 

सोरसेन्धव (वि०) (स्त्री०-बी) [ सुरसिन्धु-+अण्‌ | 
आकाशगंगा सम्बन्धी - शि० १३।२७, -बः सूय 
का घोडा । 

आखर्यम [ सुराज्य--ष्यञा | अच्छा प्रशासन या राज्य 
एको ययों चंत्ररथप्रदेशान सौराज्यरम्यानपरो 
विदर्भानू--रघु० ५।६० । 

सोराष्ट्र (वि०) (स्त्री०-छ्ट्रा, ष्ट्रो) [ सुराष्ट्र+अण्‌ ] 
सौराष्ट्र (सूरत) नामक प्रदेश सम्बन्धी या वहाँ 
से प्राप्त, - ष्टू: सोराष्ट्र प्रदेश, (पूं० ब० व०) सौ राष्ट्र 
प्रदेश के अधिवासी, -- धष्डूम पीतल, कांसा । 

सोराष्ट्क: [ सौराष्ट्र+ कन ] एक प्रकार का कांसा, 
फल । 

सोराष्ट्रिकम्‌ [ सुराष्ट्र/ठक ] !. एक प्रकार का जहर । 

सोरिः [ सूरस्यापत्यं पुमान्‌ इत्मस ] !. शनिग्रह का नाम 
2. असन नामक वृक्ष । सम० - रल्नस एक प्रकार 
का रत्न, नीलम । 

सोरिक (वि०) (स्त्री०-की) [सुर (रा) (सूर)-+ठक्‌] 
., स्वर्गीय, दिव्य 2. मदिरासम्बन्धी, आसवीय 
3. मदिरा पर लगा कर, शुल्क, -- कः . शनि 
2. स्वर्ग, वेकुण्ठ 3. कलाल, मदिरा बेचने वाला । 

सोरो [ सौर--डीष्‌ ] सूर्य की पत्नी । 

सौरीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ सुर+छण्‌ ] !. सूय 
सम्बन्धी 2. सूर्य के योग्य, सूयं के उपयक्त । 

सोय (वि०) (स्त्री०-यों) [सूर्यं+अण | सूर्य से सम्बन्ध 
रखने वाला, सूर्य का । 

सौरूम्यम्‌ [सुलभ -ष्यव्य | . प्राप्ति की सुविधा 2. सूक- 
रता, सुलभता, सुगमता ! 

सोल्विकः [सुल्व-+-ठक | ताम्रकार, कसेरा । 

सोव (वि० ) (स्त्री ०--वी ) [स्व (स्वर) +अण,] . अपनी, 
निजी सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला 2. स्वर्गीय या 
स्वर्ग सम्बन्धी,--बम आदेश, राजशासन । 


( ११३२ ) 


सौवग्रासिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [स्वग्राम--ठक्‌] अपने 
निजी गाँव से सम्बन्ध रखने वाला । 

सौबर (वि०) (स्त्री० -रो) [स्वर--अण] 4. किसी 
ध्वनि या संगीत के स्वर से संबंध रखने वाला 
2. स्वरसम्बन्धी । े 

सोवचल (वि०) (स्त्री ०-ली) [सुवर्चल---अण्‌] सुव्चल 
नामक देश से प्राप्त---लम 4. सोंचर नमक 2. सज्जी 
का खार, रेह । 

सोवर्ण (वि०) (स्त्री० --र्णो) [सुवर्ण --अण्‌ | . सुनहरी 
2. तोल में एक स्व्णमद्रा के बराबर । 

सौवस्तिक (वि०) (स्त्री० की) [स्वस्ति--ठक ] आशी- 
वादात्मक, - कः कुलपुरोहित, या ब्राह्मण । 


सोवाध्याथिक ( वि० ) ( स्‍त्री ०-फो) [स्वाध्याय +ठक। 


स्वाध्यायसम्बन्धी, स्वाध्यायी । 

सौवास्तव (वि०) (स्त्री ०-बी) [स॒वास्तु--अण] अच्छ 
स्थान पर निर्मित, अच्छी वासभूमि से यक्‍त । 

सौविद:, सोविदल्ल: [सु+-विद्‌--क--अग्‌. सुष्ठ विदननुपः 
त॑ं लाति--ला-+क-+-अण्‌ | अन्तःपुर की रखवाली 
पर नियुक्त व्यक्ति--शि० ५११७ । 

सौयीरम्‌ [सुवीर--अण्‌ | . बेर का फल 2. अंजन, सुरमा 
3. कांजी,-- रः सुवीर देश या वहाँ का अधिवासी 
(अधिवासी' के अर्थ में ब० व०) । सम०---अज्जनम 
एक प्रकार का अंजन या सुरमा । 

सौवोरक: |सोवीर-|कन्‌] ., बेरी, बेर का पेड़ 2. सुवीर 
देश का अधिवासी 3. जयद्रथ का नाम,--कम्‌ जो 
को कांजी । 

सौवीर्यम्‌ [सुवीर-ष्यज्न_| बड़ी शूरवीरता या विक्रम । 


वात का. गुल. गाल. बन 
का: जया वा+ा रा. धारक... छा कु फरड ता. का का 


किक ७ ००००-०--फ के." २०००० | झकाल. है 
आज ्ा्ॉग्६्६ढ्मगाणणाशणणणणणणणओ बाज की... आय झा चचललुलल बा बी | 


सौशील्यम [सुशील --ष्यछा_] स्वभाव की श्रेष्ठता, अच्छा : 


नतिक आचरण, सदाचरण । 

सौश्नदसम्‌ [सुश्रवस --अण्‌ ] ख्याति, प्रसिद्धि । 

सोष्ठवम [सुष्ठ-- अण |] . श्रेष्ठता, भलाई, सौन्दय, ला लित्य, 
सर्वोपरि सौन्दर्य--सर्वाद्भसौष्ठवाभिव्यक्तयें विरल- 
नेपथ्ययो: पात्रयो: प्रवेशो5स्तु - मालवि० १, शरीर- 
सौष्ठठवम मा० १।१७, “जिसके शरीर की काटछांट 
या टीपटाप अच्छी न हो” 2. परमक़ोशल, चातुये 
3, अधिकता 4. लूचक, हल्कापन । 


६. ____ #॥ उमा था. था. लाश. कर का. कक .५|॥५अ बी मी 9 । बा व आहत (को, 


सौस्नातिकः [सुस्नात+ठक| स्नान मंगलकारी होने के 


सम्बन्ध में पूछने वाला--सौस्नातिकों यस्य भवत्य- 
 गस्त्य::--रुघु ० ६॥६१५ । 

सौहादः [सुहृद+अण्‌] मित्र का पुत्र,--दस्‌ हृदय की 
सरलता, स्नेह, सद्भाव, मंत्री -- (वेश्मानि) विश्राण्य 
सौहार्दनिधि: सुहृदभ्यः---रघु० १४। १५, सोहार्देहद्यानि 
विचेष्टितानि--मा० १।४, मेघ० ११५ । 

सौहारधम्‌, सोहदम्‌-छाम्‌ [सुहृद्‌-| ष्यडा, अण्‌ वा, यत्‌ वा] 
मित्रता, नह - यत्सौहदादपि जना: शिथिलीभव॑न्ति 


का ॥ . ला. वा सवा कया छा जमामाममनरकमननन:- छा. सिपलमः सा बा जा. बज. 


बिक कब 2 5 झा डरा: 


-मच्छ० १।१३, सखीजनस्ते किम रूढसोहदः: 
--विक्रम० १।१०, मा० १ । 


सौहिध्यम्‌ [सुहित+ष्यञा ] . तृत्ति, संतुष्टि--शि० 


५।६२ 2. पूर्णता, पूर्ति 3. कपालता, सद्भावना । 


स्कन्द्‌ (म्वा० आ० स्कन्दते) . कदना 2. उठाना 3. उड़े- 


भ्द 


लना, उगलना । 


सस्‍्कन्द्‌ ] ( मवा० पर० स्कन्दति, स्कन्न) 4. उछलना, कदना 


2. उठाना, ऊपर की ओर उठना, ऊपर को उछलना 
3. गिरना, टपकना - भट्धि" २२११ 4. फट जाना, 
छलकना 5. नष्ट होना, समाप्त होना-चस्कन्दे तप 
ऐश्वरम्‌ 6. बिखर जाना, रिसना 7. उगलना, ढालना, 
- प्रेर० (स्कन्दयति-ते ). उडेलना, फैलाना, ढालना, 
उगलना (जैसे वीयंस्खलन )-एक: शयीत सत्र न रेत: 
स्कन्दयत्‌ क्वचित्‌-मनु ० २।१८०, ९।५० 2. छोड़ देना, 
अक्हेलना करना, पास से निकल जाना, अब---,आ क्र- 
मण करना, धावा बोलना, आंधी की भांति गरजना 
- पुरीमवस्कन्द लनीहि नन्दनम्‌ - शि०१।५१, आ-, 
आक्रमण करना, धघावा बोलना--आस्कन्दल्लक्ष्मणं 
बाणरत्यक्रामच्च तं द्रतमू--भट्टि ० १७।८२, परि - , 
इधर उघर उछलना-मेघनाद: परिस्कन्दन्‌ परिस्क- 
न्दन्तमाइवरिम्‌ । अबध्नादपरिस्कन्दं ब्रह्मपाशेन विस्फू- 
रन - भद्वि० ९॥७५, प्र-, !. आगे को उछलना 
2. झपट्ा मारना, आक्रमण करना । 

॥ (चुरा० उभ०» स्कन्दयति-ते) एकत्र करना । 


स्कन्‍्दः [स्कन्द-- भ्रच] . उछलना 2. पारा 3. कातिकेय 


का नाम -- सैनानीनामहूं स्कन्द:--भग ० १०२४, रघु० 
२।३६, ७।१, मंघ० ४३ 4. शिव का नाम 5. शरीर 
6. राजा 7. नदीतट 8. चतुर पुरुष | सम० - पुराणम 
अठारह पुराणों में से एक,--षष्ठी (स्त्री०) चेत्र मास 
के छठ दिन कातिकेय के सम्मान में पर्व । 


स्कन्दक: [स्कन्द--ण्वल] 4. उछलने वाला 2. संनिक । 
स्कन्दनम्‌ [स्कद्‌ --ल्यट ] . क्षरण, बहना 2. रेचन, पेट का 


चलना, (आंतों की या नलों की ) शिथिलता 3. जाना, 
हिलना-जुलना 4. सूखना 5. ठंडक पहुँचा कर रक्‍त 
का जमाना । 


स्कन्ध्‌ (चुरा० उभ० स्कन्धयति-ते ) एकत्र करना । 
स्कन्घः [स्कन्घ्यते आरुदह्यतेईइसौ सुखेन शाखया वा कमंणि 


घजञा, पृषो०] . कंधा 2. शरीर 3. वक्ष का तना 
>-तीव्ाधातप्रतिहतत रुस्कन्ध लग्न कदन्‍्त:-श० १।३४, 
रघु० ४॥४७, मंघ० ५३ 4. शाखा या बडी डाली 
5. मानध-ज्ञान की कोई शाखा या विभाग 6. (किसी 
पुस्तक का) परिच्छेद, अध्याय, खण्ड 7. किसी 
सेना की टकड़ी 8. संनिक समुच्चय, समूह 9. ज्ञाने- 
न्द्रियों के पाँच विषय 0. (बौद्ध दश्शन में) जीवन के 
पाँच तत््वरूप-सर्वेकायशरीरेषु मुक्ताज्भरस्कन्धप््चकम्‌ 


( ११३३ ) 


>-शिं० २।२८ व. संग्राम, लड़ाई 2. ताजा 
3. करार 4. मार्ग, रास्ता 5. बृद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ 
पुरंष 6. कंकपक्षी, बगला । सम० आवारः 4. सेना 
या सेना की टुिकड़ी 2. राजा का निवास, राजधानी 

दिविर, --उपानेय (वि०) जो कंधे पर ढोया जाय, 
शान्ति बनाये रखने के लिए की जाने वाली संधि 
जिसमे अधीनता के चिह्नू स्वरूप कोई फल या घान्य 
उपहार में दिया जाय, -चापः बहुंगी, तु० शिक्य । 

तर: नारियल का पेड,--देश: कंघ, - रृदमपहित- 
सक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे--श० १।१८, परिनिर्वाणम्‌ 
शरीर के स्‍्कंधो (पांचों तत्त्वो) का पूर्ण लोप या 
नाश (बौद्ध० ),--फलः 4. नारियल का पेड़ 2. बेल 
का वक्ष 3. गलर का पेड, -- बंधना एक प्रकार का 
सोया, मंथी,-महलक: कंकपक्षी, बगला, -- रह: वटवक्ष, 

वाह:,- वाहकः बोझा ढोने के लिए सघाया हुआ 
बल, लद॒दू बल,--शाखा पेड़ की मख्य शाखा जो वक्ष 
के तने से निकछे,-श्वड्रः भंस,-स्कन्ध: प्रत्येक कंघा । 


स्कन्धस्‌ (नपु०) [स्कन्च्‌ -- असुन्‌, पृषो ०] . कंधा 2. वृक्ष 
का तना । 

स्कन्धिकः [स्कन्घ-|-ठन्‌ | बोझा ढोने के लिए सघाया हुआ 
बल, - तु० 'सकनन्‍्धवाहू ॥ 

स्कन्धिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [स्कन्ध--इनि] ॥. कंधों 
वाला 2. डालियों वाला, तने वाला, (पुं०) वक्ष । 

स्कनच्च (भू० क० क्ृ० ) [स्कन्द--क्स] 4. पतित, नीचे गिरा 
हुआ, उतरा हुआ 2. रिसा हुआ, बूंद बूंद टपका हुआ 
3. उगला हुआ, फलाया हुआ, छिड़का हुआ 4. गया 
हुआ 5. सूखा हुआ । 

स्कम्भू्‌ (मभ्वा० आ०, स्वा० क्रद्या० स्कम्भते, स्कम्नोति, 

स्कम्ताति) 4. रचना 2. रोकना, रुकावट डालना, 

बाधा डालना, अवरोध करना, दबाना, नियन्त्रित 

कश्ना--प्रेर ० (स्कम्भयति-ते या स्कभयति-ते, वि,- 

बाधा डालना, अवरोघ करना । 


स्कम्भ: [स्कन्म--घजा |] त. सहारा, थणी, टेक 2. आलंब 
आधार 3. परमेश्वर । 

स्कम्भनम्‌ [स्कम्भ्‌ --ल्यूट्‌ | सहारा देने की क्रिया, सहारा 
थणी, टेक । 

स्कान्द (वि०) (स्त्री०--दी) [स्कन्द--अणु] 4. स्कन्द- 
सम्बन्धी 2, शिवसम्बन्धी, - दम्म स्‍्कनद पुराण । 

स्कु (स्वा० क्रया० उभं० स्कुनोति, स्कुनते, स्कुनाति 
रकुनीते) 4. कूद कर चलना, उछलना, चौकड़ी भरना 
2. उठाना, उद्नहन करना 3. ढकना, ऊपर बिछा देना 

भट्टि० १७।३२ 4. पहुँचना, प्रति , ढांपना 

--भट्धि० १८।७३ । 


7 ज" नयना-- गत "रा -नाणा तय लायक -यं- नियत ७० 


स्कुन्द्‌ (म्वा० आ० स्कुन्दते) 4. कदना 2. उद्वहन करना, 


उठाना ॥ 


। 


स्कोटिका (स्त्री०) पक्षीविशेष । 

स्खद (म्वा० आ० स्खदते) . काठना, काट कर टुकड़े 
टुकड़े करना 2. नष्ट करना 3. चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 4. परास्त करना, 
सवंथा हरा देना 5. थकाना, श्रांत करना कष्ट देना 
6. दृढ़ करना । 

स्खदनम [रखद्‌--ल्यूट| 4. काटना, काटकर टुकड़ं-टुकड़े 
करना 2. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना, मार 
डालना 3. कष्ट देना, ढू:खी करना । 


स्खल (म्वा० पर० स्खलरूति) 4. लड़खड़ाना, आऔंध मंह 
गिरना, नीचे गिरता, फिसलना, डगमगाना--स्खलरूति 
चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रतमा मही--मृच्छ ० ९।१३, 
५।२४ 2. डगमगाना, लहराना, थरथराना, डगमग 
होना 3. आज्ञा भंग किया जाना, उल्लंधित होना 
(किसी आदेश का) --म॒द्रा० ३ २५, रघृ० १८।४३ 
4. सन्‍मागं से च्यत होना--कि० ९५३७ 5. ग्रस्त 
होना, उत्तेजित होना --कि० ३।५३, १३।५ 6. त्रटि 
करना, बढ़ी भूल करना, गलती करना - स्खलतो 
हि करालम्बः सुहत्सचिव्चेष्टिटम्‌ हि० ३॥ १३४, 
(यहाँ यह प्रथम अथे को भी प्रकट करता ह) 
7. हकलाना, तुतलाना, रक-रुक कर बोलना--वदन- 
कमलकं शिशो: स्मरामि स्खलदसमण्जसमणज्जुजल्पित॑ 
ते--उत्तर ० ४।४, रघृ० ९७६, कु० ५।१५६ 8. विफल 
होना, कोई प्रभाव न होना--रघु० १११८३ 9. बूंद 
बंद गिरना, टपकना, चूना 0. जाना, हिलना-जलना 
. ओझल होना 42. एकत्र करना, इकटठा करना 
-प्रेर ० (स्खलयति-ते) . लड़खड़ाने का कारण बनना 
2. त्रटि या भूल कराना, डगमगाने या डावांडोल 
होने का कारण बनना--वचनानि स्खलयन पढे यदे 
-कु० ४।१ रास्खलयतिवचनंतेसंश्रयत्य जम ज्भमू-मा ० 
३।८, प्र-+ धकक्‍कमघक्का होना--रथाः श्रचस्खलतु- 
इचाइवा: - भट्टि०ग १४॥९८, बि--, ग्रलती करना, 
बड़ी भूल करना - रघृ० १९॥ २४। 

सखलनम [स्खल-|ल्युट] . लड़खड़ाना, फिसलना, डग- 
मगाना, नीचे गिर पड़ना 2. डगमगाते हुए चलना 
3. सनन्‍्मार्ग से विचलन 4. भारी भूछ, त्रटि, गलती 
5. विफलता, निराशा, असफलता 6. हकलान।, बोलने 
में भूल या उच्चारण में अशुद्धि, रुक रुक कर बोलना 
7. चूना, टपकना 8. टकराना, उलझना--उत्त रु० 
२।२०, महावीर० ५१४० 9. आपस में घिसना 
रगड़ना । 

सस्‍्खलित (भ० क० कृ०) [स्खल--क्त] 4. लड़खड़ाया 
फिसला, डगमगाया 2. गिरा, पड़ा 3. थरथ राने वाला, 
लहराने वाला, घटबढ़ होने वाला, अस्थिर 4. नशे 
में चर, पियक्कड़ 5. हकलाने वालो, रुक रुक क्र 


( (११३४ ) 


बोलने वाला 6. विक्षब्ध, बाधित 7. त्रटि करने वाला, 
बड़ी भूल करत्रे वाला 8. गिरा हुआ, उदगीण 9. टपकन 
वाला, च्‌ कर नीचे गिरने वाला 0. हस्तक्षेप किया 
गया, रोका हुआ 44. व्याकुल 2. बीता हुआ, तम्‌ 
., लडखड़ाना, डगमगाना, गिरना 2. सन्‍्मार्ग से विच- 
लन 3. त्रुटि, भूल, गलती, गोत्रस्सललित कु० ४।८ 
4. दोष, पाप, अतिक्रमण 5. घोखा, विश्वासघात 
6. साँसा, कूटवाल। सम०--सुभगम्‌ ( अब्य० ) 
आकषंक रीति से चले चहना--मेघ० २८ । 
रुखड (तुदा० पर० स्खुडति) ढकना । 


सतक (म्वा० पर० स्तकति ) . मुकाबला करना 2. टक्‍्केर 
लेना, प्रतिरोध करता, पीछ ढकेलना । 

स्तन (म्वा० पर०, चुरा० उभ० स्तनति, स्तनयति-तै, 
स्तनित) 4. आवाज़ करना, शब्द करना, गूंजना, 
प्रतिध्वनि करना 2. कराहना, कठिनाई से सांस लेना 
ऊँचा सांस लेना 3. गरजना, दहाड़ना तस्तनजज्व- 
लम॑म्लजेंग्लेलल॒ठिरे क्षताः भटष्टि० १४३०, नि , 
. शब्द करना 2. आह भरना 3. विलाप करता 
वि , दहाड़ना । 

स्तनः [ स्तन्‌--अच्‌ ] . स्त्री की छाती--स्तनों मांस- 
ग्रन्थी कनककलशावित्यूपमितो--भत ० ३।२०, (दररि 
द्राणां मनोरथाः) हृदयेष्वेवः लीयन्ते विधवास्त्रीस्त- 
नाविव - पंच० २।९६१ 2. छाती, किसी भी मादा को 
औड़ी या चचुकन्अर्धपीतस्तनं मातराभदंविलष्टकेश रम्‌ 
दश० ७।१४। सम० अंज्ञकम्‌ स्तन ढकने का कपड़ा 
-अग्नः चची,--अड्भरागः स्त्री के स्तनों पर लगाया 
जाने वाला रंग, -- अन्तरम्‌ . हृदय 2. दोनों स्तनों के 
बीच का स्थान--(न) मणाल सत्र रचित॑ं स्तनान्तरे 
द० ६।१७, रघु० १०।६२ 3. स्तन का एक चिह् 
(जो भावी वेधव्य का सूचक कहा जाता है ),-आभोग 
. स्तनों की पूर्णता या फेलाव 2. चूचियों की गोलाई 

वह पुरुष जिसके स्त्रियों जेसे बड़े स्तन हों,---तट 

>टेंस चेचियों का ढलाने, १,--पा, पायकर, 
-पायिन स्तन पान करने वाला, दुधमृहा,---पानम्‌ 
स्तनपान करना, -- भरः ।. स्तनों की स्थूलता,-पादा- 
ग्रस्थितया महुः स्तनभरेणानीतया नम्नताम्‌--रत्न० 
१।१ 2. स्त्री जैसे स्तनों वाला पुरुष, -भवः ए 
प्रकार का रतिबन्ध,--मख्षम्‌, - वतम,-शिखा चूचुक 
च्‌ची 

स्तननम्‌ [ स्तन्‌+ल्यट ] . ध्वनन, आवाज, कोलाहल 
2. दहाड़ना, गरजना, (बादलों का) गड़गड़ाना 
3. कराहनता 4. कठिनाई से साँस लेना 

स्तनन्‍्धय (वि०) [ स्तन धयति-ध--खश्‌, मुम्‌ च | 
स्तन्‍्यपान करने वाला -यदि बध्यते हरिशिशः स्तन- 
न्चयो भषिता करेणपरिशेषिता मही भामि० १।५३, 


तवाड्बगृशायी परिवृत्तभाग्यया मया न दृष्टस्तनयः स्तन- 
न्धयः--मा० १०।६, यः शिक्ष्‌, दुघधमंहा बच्चा 
- रघु० १४|७८, शि० १२।४० । 

स्तनयित्नुः [ स्तन्‌- इत्नु ] . गरजना, गड़गड़ाना, बादलों 
का कड़कड़ाना 2. बादल उत्तर० ३।७, ५।८ 
3. बिजली 4. रोग, बीमारी 5. मृत्य्‌ू 6. एक प्रकार 
का घास । 

स्तमित ( भू० क० कु० | |। स्तन्‌ कतार कक्‍त . ध्वनित, 
शब्दायमान, कोलाहलमय-- मेघ० २८ 2. गरजने 
वाला, दहाड़ने वाला,-- तम. बिजली की कड़कड़ा- 
हट, बादलों की गरज॑ तोयोत्सगंस्तनितमखरो मास्म 
भूविक्लवास्ता: मेघ० ३७ 2. गरज, शोर 3. ताली 
बजाने को आवाज़ । 


स्तन्यम्‌ | स्तन भवं यत्‌ ] मां का दूध, क्षीर-- पिब स्तन्‍्य॑ 
पोत भाभमि० १।६० | सम०- त्यागः मां का दूध 
छूड़ाना, स्तन्यमोचन स्तन्‍्यत्यागात्प्भूति सुमखी 
दन्तपान्चालिकेव मा० १०॥५, स्तन्यत्यागं यावत्पत्र- 
योरवेक्षस्व - उत्तर० ७ । 

स्तबकः [ स्तु+व॒न्‌ या स्था-+ अवक, पृषो ० बवयोरभेदः | 
गुच्छा, झण्ड कुसुमस्तबकस्य॑व द्वे गती स्तो मनस्वि- 
नाम--भेतृ० २।१०४, रघृ० १३॥३२, मेघ० ७५, 
कु० २।३९ । 

स्तब्ध (भू० क० क्ृ०) [ स्तम्भ कमंणि कतेरि वा वत ] 
. रोका हुआ, धेराबन्दी किया हुआ, अवरुद्ध 2. लकवे 
से ग्रस्त, संज्ञाहीन, सुन्‍न्न, जड़ीकृत 3. गतिहीन, स्था- 
वर, अचल 4. स्थिर, दृढ़, कड़ा, घोर, कठोर 5. ढीठ 
अडिग, कठोरहृदय, निष्ठुर 6. उजहु, मोटा । सम० 

कर्ण (वि०) जिसके कान खड़े हों, रोमन (पृ०) 

सूअर, वराह,-- छोचन (वि०) जिसकी पलकें न 
झपकती हों (जेसे देवता) 

स्तब्धता,-स्वम्‌ [ स्तब्ध-- तल-|-टापू, त्व वा | अनम्यता, 
दृढ़ता, कड़ाई 2. जाडय, असंवेयता । 

स्तव्धिः (स्त्री०) [ स्तम्भ-+-क्तिन्‌_] 4. स्थिरता, कड़ा- 
पन, सख्ती, अनम्यता 2. दृढ़ता, अचलता 3. जाडच 
असवेद्यत', जड़ता 4. धृष्टता । 

स्तभ्‌ दे० 'स्तम्भ्‌ । 

स्तभः (पुं०) बकरा, मेढा । 

स्तभ्रु (नप्‌ ० ) ८ स्तम्भन । 

स्‍्तम्‌ ( म्वा० पर० स्तमति) घबरा जाना, व्याकुल होना । 

स्तम्बः [ स्था-|अम्बच किच्च, पृषी० ] 4. घास का पंज 
--रघ० ५।१५ 2. अनाज के पोधों की पुली जंसा 
कि स्तम्बकरिता'" में 3. झूंड, पंज, गच्छा--उत्तर० 
२।२९, रघ० १५१९ 4. झाड़ी, झरमट 5. गल्म, 
प्रकांड रहित झाड़ी 6. हाथी बाँघने का खूंटा 7. खंभा 
8. जड़ता, असंवेयता (इन दो अर्थों में स्तम्भ) 


( ११३२५ ) 


9, पहाड़। सम०--करि (वि०) पुलियाँ बनाने 
वाला, भरोटा बनाने वाला, (रि:) अनाज, घान्य 
न» कफरिता पूला या मट्॒ठा बनना, प्रचुर या पुष्कल 
मात्रा में विकास--न शाले: स्तम्बकरिता वप्पुगंणमपे- 
क्षते--मद्रा० १।३, _ घनः ॥. खर्पा (जिससे घास के 
गच्छे निराय जांय) 2. (धान्य काटने के लिए) 
दरांती 3. तिन्नी घान एकत्र करने की टोकरी, -घ्न 
दरांती, खूर्पा 


स्तम्बरम: [स्तम्ब वक्षादीनां काण्ड गल्म गृच्छे वा रमते रम्‌ 


-अच्‌, अलक्‌ स० ] हाथी -स्तम्बेरमा मुखरघ्यंद्व- 
लकधिणस्ते --रघ ० ५१८२, शि० ५॥३४॥१ 


स्तम्भ (म्वा० आ०, स्वा० क्रया० पर० स्तम्भते, 


स्तम्भोति, स्तभ्नाति, स्तम्भित, स्तब्ध; इकारान्त 
उका रान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ तथा अब के पद्चात्‌ 
घातु के स को एष्‌ हो जाता है ) . रोकना, बाधा 
डालना, पकड़ना, दबाना--कण्ठः स्तम्भितबाष्पव॒त्ति 
कलंष:---श० ४॥५ 2. दृढ़ करना, कड़ा करना, 
अचल बनाना 3. जड़ बनाना, दक्तिहीन करना, 
अनम्य बनाना -प्राणा दध्वंसिरे गात्र तस्तम्भे च 
हते प्रिय भष्टि” १४॥५५ 4. टेक लगाना, सहारा 
देता, थामना, संभाले रखना 5. कड़ा होना, सख्त 
होना, अटल होना 6. घमंडी होना, उन्नत होना 
सीधी गदन वाला होना, [ निम्नांकित इलोक में 
घातु के विभिन्‍न रूप दर्शाय गए हैं - स्तम्भते पुरुष 
प्रायो योवनेन घनेन च। न स्तभ्नाति क्षितोशोष्पि न 
स्तभ्नोति यवाप्यसों ॥ )--प्रेर० (स्तम्भयति ते) 
. रोकना, पकड़ना 2. दृढ़ या. कड़ा करना 3. गति- 


हीन करना 4. टेक लगाना, सहारा देना। सम० 


अवब--, . झुकना, निर्भर होना प्रकृति स्वामव- 


प्टम्य--भग० ९॥८ 2. अवरुद्ध करना 3. सहारा 
देना, टेक लगाना 4. थामना, कौली भरना, आलिंगन 
करना 5. लपेटना, लिफ़ाफ़ में रखना 6. बाघा 
डालना, रोकना, पकड़ना, प्रतिबद्ध करना, उद--, 
. रोकना, रुकावट डालना, पकड़ना 2. सहारा देना, 
टक लगाना, थामे रखना, उप---, नि -, रोकना 
गिरफ्तार करना, पर्यव -, घेरना, परयंबष्टम्यतामेत- 
त्करालायतनम्‌ ---मा० ५, बि--, . रोकना 
2. जमाना, पोधा लरुगाना, आश्रित होना--अत्य च्छिते 
मन्त्रेिणि पाथिवे च विष्टम्य पादावपतिष्ठते श्री 
--मुद्रा० ४१३, सस्‌ -, ( प्रेर० भी) /. रोकना 
प्रतिबद्ध करना, नियंत्रण करना--प्रयत्नसंस्तम्भित- 
विक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभवः--कु० ३२।३४ 

गतिहीन करना, अनम्य करना कु० ३॥७३ 
3. हिम्मत बाँचना, साहस करना, प्रसन्‍न होना, 
स्वस्थचित्त करना, सचेत होना--देवि संस्तम्भयात्मा- 


नम---उत्तर० ४ 4. दृढ़ या अटल करना, भग० 
३।४३, समव , 7. सहारा देना, टंक लगाना 
2. सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना । 


स्तम्भ: [ स्तम्भ+अच ] . स्थिरता, कड़ापन, सख्ती, 


अटलता रम्भा स्तम्भं॑ं भजति--विक्रम० १८।२९, 
गात्रस्तम्भ: स्तनमुकुलयोरुत्प्रबन्ध: प्रकम्प:-- मा० २।५, 
तत्संकल्पोपहितजडिमस्तम्भमभ्यंति गात्रम्‌-- १।३५, 
४२ 2. असंवेद्यता, जडता, जाडय, अनम्यता, लूकवा 
3. रोक, अवरोध, रुकावट--सो&्पश्यत्प्रणिधानेन 
सन्तते: स्तम्भकारणम्‌--रघ्‌० १।७९, वाक॒स्तम्भ 
नाटयति मा० ८ 4. नियंत्रित करना, दमन करना, 
दबाना--क्वृतश्चित्तस्तम्भ: प्रतिहृतधियामञ्जलिरपि 
>भत्‌० ३।६ 5. टेक, सहारा, आलब 6. स्थण, खभा 
पोल 7. प्रकांड, (वक्ष का ) तना 8. मूढ़ता, जड़ता 
9. भावशून्यता, अनत्तेजनीयता 0. किसी अलोकिक 
शक्ति या जादू से भावना या शक्ति का दमन करना | 
सम ०--उत्कीर्ण किसी लकड़ी में खोद कर बनाई गई 
(मूति), गर ( वि० ) 7. गतिहीन करने वाला 
जड़ता लाने वाला 2. रोकने वाला, (रः ) बाड़ 
- कारणम्‌ अवरोध या रुकावट का कारण,-- पूजा 
विवाह आदि के अवसर पर बनाए गए अस्थायी मंडपों 
के स्तम्भों की पूजा 


स्तम्भकिन्‌ (पुं०) चमंमंडित एक वाद्ययंत्र । 
स्तम्भनम्‌ [स्तम्भ-- ल्यूट ] 4. रोकना, अवरोध करना, रुका- 


वट डालना, गिरफ्तार करना, दबाना, नियंत्रित 
करना - लोलोल्लोलक्षुभितकरणोज्जुम्भणस्तम्भनाथम्‌ 
-उत्तर० ३३६ 2. गतिहीन होना, अकड़ाहट, जड़ता 
3. शान्त होना, स्वस्थचित्तता' पंच० १।३६० 4. दृढ़ 
या कड़ा करना, दृढ़ता पूवेक जमाना 5. टेक देना, 
सहारा देना 6. रुधिर प्रवाह को रोकना 7. कोई भी 
चीज़ जो रक्‍तस्रावरोधक हो 3. (मंत्रादि के द्वारा) 
किसी की शक्ति कुंठित करना-दे ० स्तंभ (१० ),--नः 
कामदेव के पाँच बाणों में से एक । 

[स्त (स्त)--घव्म ] फलाने वाला, विस्तार 
करने बे ढ करन बाला, / रः , कोई भी विछाई 
हुई .चीज़, रहा, तह, परत 2. शय्या, पलंग । 


स्तरणम्‌ [स्त (स्त्‌)--ल्‍्यद] फैलाने की क्रिया, बिखेरना, 


छितराना आदि । 


स्‍्तरि (रो) मन्‌ (पुं०) [वृ+-६ (ई) मनिच्‌] शब्या, 


पलंग । 


स्‍्तरी [स्तृ कमंणि ई] !. धूआँ, बाष्प 2. बछिया 3. बांझ 


गाय । 


स्तवः [स्तु--अप्‌ ] . प्रशंसा करना, विख्यात करना, स्तुति 


करना 2. प्रशंसा, स्तुति, स्तोत्र । 


स्तवक (वि०) (स्त्री०--विका) [स्तु+वुन| प्रशंसक, 


( ११३६ ) 


स्तोता,-कः . स्तुति कर्ता, प्रशंसा, स्तुति 3. मंजरियों 
का गुच्छा 4. फूलों का गच्छा, गुलदस्ता, गजरा, कुसुम- 
सस्‍्तवक 5. किसी पुस्तक का परिच्छेद, या अनभाग 
6. समृच्चय--तु० 'स्तबक' भी । 

स्तवनम्‌ [स्तु-- ल्यट | . प्रशंसा करना, सराहना 2. सूक्‍त । 

स्ताव: [स्तु+ण्वल | प्रशंसा, स्तुति । 

स्तावकः [स्तु-+ण्व॒ल] प्रशंसक, स्तोता, चापलस । 

स्तिघ्‌ (स्वा० आ० स्तिघ्नुते) 4. चढ़ना 2. घावा बोलना 

रिसना । 

स्तिपू (म्वा० आ०» स्तेपते) रिसना, बंद-बूंद टपकना, 
झरना । 

स्तिभिः [स्तम्भ--इन, इत्वम] 4. रुकावट, अवरोध 
2. सम॒द्र, 3. गल्म, गृच्छा, पंज । 

सह्तिम, स्तोम (दिवा० पर० स्तिम्यति स्तीम्यति ) 4. गीला 
या तर होना 2. स्थिर या अटल होना, कड़ा होना 

स्तिम्तित (वि० ) [स्तिम कतेरि क्‍्त:] 4. गीला, तर 2. (क) 
निशचल, निरचेष्ट, शान्त क्षभितमत्कलिकातरलं मन 
पय इव स्तिमितस्यथ महोदघे:---मा० ३।१०, (ख) 
जमाया हुआ, कठोर, गतिहीन, स्थिर---वाच- 
स्पति: पसन्नपि सोष्ष्टमतो त्वाशास्यचिन्तास्तिमितो 
बभूव- कु० ७)८७, २।५९, मा० १।२७, रघ्‌ ० २। 
२२, ३।१७, १३।४८, ७९, उत्तर० ६।२५ 3. मंदा 
हुआ, बंद--रघु० १।७३ 4. अकड़ा हुआ, लंकवाग्रस्त 
5. मदु, कोमल 6. तृप्त, सन्तुष्ट । सम०--वाय 
शान्त पवन,--समाधिः स्थिर संचिन्तन । 


स्तिमितत्वम॒ [स्तिमित--त्व] स्थिरता, 
शान्ति । 

स्तोवि: [स्तृ-क्विन] [. यज्ञ में स्थानापन्न ऋत्विक 
2. घास 3. आकाश, अन्तरिक्ष 4. जल 5. रुधिर 
6. इन्द्र का विशेषण । 

स्तु (अदा० उभ० स्तोति-स्तवति, स्तुते-स्तुबीते, स्तुत 
इच्छा० तुष्ट्षति-ते, इकारान्त या उकारान्त उपसम 
के परचात्‌ स्तु के स को ष्‌ हो जाता है) . प्रशंसा 
करना, सराहना, स्तुति करना, स्तुतिगान करना- 
कीतिगान करना, रूयाति करना--भाभमि० १।४१, 
मुद्रा० ३।१६, भट्टि० ८९२, १५।६०, २११२ 
2. प्रशंसागान करना, भजन गाना, स्तोत्रों द्वारा पूजा 
करना, अभि-+ प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्र- 
. प्रशंसा करना 2. आरभ करना, उपक्रम करना 
प्रस्त्वताम विवादवस्तु--मालवि० १ 3. कारण बनना 
पदा करना - मा० ५॥९ सम्‌, -- . प्रशंसा करना 
-- रघ० १३॥६ 2. परिचित होना, जानकार या 
घनिष्ठ संबंध वाला होना (इस अथ में प्राय: 'क्तान्त 
प्रयोग ) -- अनेकश:ः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो 
करोति-- सि० ३।३१, कि० ३॥२, दे० 'संस्तुत भी । 


निश्चेष्टता, 


स्तुक: (पृ०) बालों की चोटी, ग्रंथि या मीढी । 

स्तुका | स्तुक-|-टाप्‌ ] 4. बालों की ग्रंथि या मीढी 2. सांड 
के दोनों सींगों के बीच के घुंघराले बालों का गच्छा 
3. कल्हा, जंघा । 

स्तुच॒ (भ्वा० आ० स्तोचते) 4. उज्ज्वल होना; चमकना, 
निर्मल स्वच्छ होना 2. मंगलप्रद या शुभ या सुखद 
होना । 

स्तुत (भू० क० ०) [ स्तु+क्त ] 4. प्रशंसा किया 
गया, प्रशस्त, स्तुति किया गया 2. खशामद 
किया गया । 


स्तुति: (स्त्री०) [ स्तु--क्तिन्‌ | . प्रशंसा, गृणकीतंन, 
सराहना, हलाघधा - स्तुतिमभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि 
चरितानि ते - रघु० १०।३० 2. प्रशंसाकारक सृकत, 
स्तोत्न--रघु० ४॥६ 3. चापलसी, खुशामद, झूठी 
प्रशंसा-भताथ व्याहृति: सा हि नः स्तुति: परमेष्ठिनः 
--रघु० १०॥३३ +. दुर्गा का नाम | सम०--गोतम 
स्तुतिगान, सूक्‍त, कीतिगान, पदम्‌ प्रशंसा की वस्तु, 
-पाठकः कीतिगायक, प्रशस्तिवाचक, भाट, चारण, 
संदेशवाहक, बादः प्रशंसायक्त भाषण, स्वोत्र,--बश्रतः 
भाट । 

स्तुत्य (वि०) [ स्तु-+क्यप्‌ |] रलाघ्य, प्रशंसनीय, सरा- 
हनीय -रघ० ४॥६ | 

स्तुनकः | स्तु|+-नकक | बकरा 

स्‍तुभ ! ('भ्वा० पर० स्तोभति) ।. प्रशंसा करना 
2. प्रसिद्ध करना, स्तुतिगान करना, पूजा करना । 
0 (म्वा० आ० स्तोभते) . रोकना, दबाना 2. ठप 
करना, सुन्‍न्न करना, जडीभूत करना ! 

स्तुभः [ स्तुभू-क | बकरा । 

स्तम्भ (स्वा० क्रया० पर० स्तुभ्नोति, स्तुम्नाति) 
"औ . रोकना 2. सुन्न करना, जड़ीभूत करना 3. निकाल 
ना । 

स्तृप (दिवा० पर०, चरा० उभ० स्तृप्यति, स्तृपयति-ते) 
. ढेर लगाना, संचित करना, चट्ठटा लगाना, एकत्र 
करना 2. खड़ा करना, उठाना । 

स्तृपः [ स्तृप-+अच ] . ढेर, चट्टा, टीला (मिट्टी का) 
2. बौद्ध स्मारकचिह्न, पावन अवशेषों को (जसे कि 
ब॒ुद्ध के) रखने के लिए एक प्रकार का स्तंभसदश 
स्मृतिचिहक्न 3. चिता 

स्‍त) (स्वा० उत्तर० स्तणोति, स्तणते, स्तृत, कमंवा० 
स्तयेते) 4. फंलाना, छितराना, ढकना, बिछाना 
---(महीं) तस्तार सरघाव्याप्तेः स क्षौद्रपटलरिव 
--रघ० ४॥६३, ७।५८ 2. फैलाना, प्रसार करना 
विकीर्ण करना 3. बखेरना, छितराना 4. कपड़े पह- 
नाना, ढांपना, बिछाना, लपेटना 5. मार डालना 
प्रेर० (स्तारयति--ते ) बिछाना, ढांपना, छितराना 


न दा हु ड़ हः छत्णय श्श जी या] हुआ का या हि | 3. व नी. | मे. मि | | 


( ११२७ ) 


--रक्तेनाचिक्लिदद्भूमि सन्यश्चातस्तरद्धते:--भट्)ि ० 
१५।४८, इच्छा० (तिस्तीषेति -ते) । 

0 (स्वा० पर० स्तृणोति) प्रसन्न करना, तृप्त करना । 

स्‍्त्‌ (१०) [स्तृ-+-क्विप्‌ | तारा। 

स्तुक्ष (भ्वा० पर० स्तृक्षति) जाना । 

स्ततिः (स्त्री०) [ स्तृ+-क्तिन्‌ ] . -फलाना, बिछाना, 
प्रसार करना 2. ढकना, कपड़े पहनाना । 

स्तृह. स्तृह (तुदा० पर० स्तृहति, स्तृहति) प्रहार 
करना, चोट पहुंचाना, मार डालना । 

स्त्‌ (क्रया० .पर० स्तृणाति, स्तृणीते, स्ती्ण, इच्छा० 
तिसतारि (री) षति--ते, तिस्तीषंते --) ढांपना, 
बखेरना आदि, दे० 'स्तु!। अव--ढांपना, भरना, 
बिछा देना--प्रकम्पपयन्‌ गामवतस्तरे दिशः-कि० १६। 
२९, आ--ढकना, आच्छादित करना,--रघु० ४।६५, 
उप--, !. वछेरना 2. क्रम से रखना, परि---, 
. फेलाना, विकीर्णं करना, प्रसार करना -भद्ठि० 
१४।११ 2. ढांपना (आलं० से भी) अथ नागयथ- 
मलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे-शि० ९१८ 
अभितस्त॑ पृथासून्‌: स्नेहेन परितस्तरे---कि० १३।८ 
3. क्रम में रखना, वि--, . फलाना, विकीण्ं 
करना 2. ढांपना, प्रेर० -- फलवाना, प्रसार करवाना 
-जसा कि 'पयोधरविस्तारयितृकं यौवनम्‌' श० १ 
८. बढ़ना - रघु० ७।३९ 3. फंलाना, प्रसार करना, 
सम्‌---, 7. फलाना, बख रना-प्रान्तसंस्तीर्णंदर्भा:-श ० 
४।७ 2. बिछाना । 


स्तेन्‌ (चुरा० उभ०--स्तेन का नामधातु-स्तेनयति-ते) 
चुराना, लटना,--मनु० ८।३३२३ । 

स्तेनः [स्तेन कतेरि अच | चोर, लुटरा--न त॑ स्तेना न 
चामित्रा हरन्ति न च नश्यति--मनु ० ७।८३, -नम्‌ 
चोरी करना, चुराना। सम०--निग्नहः . चोरों 
को दिया जाने वाला दण्ड 2. चोरी को रोकना । 

स्तेप्‌ । (म्वा० आ० स्तेपते) रिसना | 
[ (चुरा० उभ० स्तेपयति-ते) भेजना, फेंकना । 

स्तेमः [स्तिन--घज्म_ ] नमी, गीलापन । 

स्तेयम्‌ [स्तेनस्थ भाव: यत्‌ न लोप:] . चोरी, लट--कु० 
२।३५ 2. चराई हुई या चराये जाने के योग्य कोई 
वस्तु 3. कोई निजी या गृप्त चीज़ । 

स्तेयिन्‌ (पुं०) [स्तेय+-इनि] . चोर, लटेरा 2. सुनार । 

स्‍ते (स्‍्वा० पर० स्तायति) पहनना, अलंकृत करना । 

स्तनम [स्तेन+-अण्‌ ] चोरी, लूट । 

स्तन्‍्यम्‌ [स्तेनस्थ भावः ष्यव्य |] चोरी, लूट,--न्यः चोर । 

स्तेमित्यम्‌ [स्तिमित--ष्यञ ] . स्थिरता, कठोरता, 
अटऊता 2. जडता, सुन्नपना । 

स्तोक (वि०) [स्तुच-+-घज्य_| . अल्प, थोड़ा--स्तोके- 
नोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌-पंच ० १।१५०, 


(४२ 


स्तोक मह॒द्वा घनम--भतृं० २।४९ 2. छोटा 3. कुछ 
4. अधम, नीच --कः . थोड़ी मात्रा, बूंद 2. चातक 
पक्षी,--कम्‌ (अव्य०) जरा सा, अपेक्षाकृत कम 
>-पष्योइग्रप्लतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्ग्या प्रयाति 
-श० १।॥७। सम०-क्राय (वि०) छोटे शरीर वाला, 
छोटा, ठिगना, लघ--नम्र, (वि०) ज़रा झुका हुआ, 
थोड़ा सा शिथिक या अवसन्न--श्रोणीभारादरूसग- 
मना स्तोकनम्रा स्तनाम्यां -- मेघ० ८२। 

स्तोककः [स्तोकाथ जलरूबिन्धवें कायति शब्दायते --स्तोक 
+क--क] चातक पक्षी--मनु० १२।६७ । 


स्तोकशः (अव्य०) [स्तोक-+-शस्‌] थोड़ा-थोड़ा करके, 
कमी के साथ । 

स्तोतव्य (वि०) [स्तु+-तव्यत्‌] प्रशंसनीय, इलाघ्य, तारीफ 
के लायक-स्तोतव्यगणसंम्पन्न: केषां न स्थात्पियो जन: । 

स्‍्तोत्‌ (पुं०) [स्तु+तृच््‌] प्रशंसक, स्तुतिकर्ता । 

स्तोत्रम [स्तु-|-ष्टन्‌] . प्रशंसा, स्तुति 2. प्रशस्ति, स्तुति- 
गान । 

स्‍्तोत्रियः,-या [स्तोत्र+-घ, स्त्रियां टाप्‌ च] एक विशेष 
प्रकार की ऋचा, स्तोत्र का पद्म । क्‍ 

स्तोभ: [स्तुम+-घञा ] . रोकना, अवरुद्ध करना 2. विराम, 
यति 3. निरादर, तिरस्कार 4. सुक्त, प्रशस्ति 5. साम- 
वेद का एक प्रभाग 6. अन्तनिविष्ट । 


स्तोमः [स्तु-+ मन] . प्रशस्ति, स्तुति, सृक्‍त 2. यज्ञ, 
आहुृति - जैसा कि ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम में 
3. सोम द्वारा तपंण 4. संग्रह, समुज्चय, संख्या, समह, 
संघात--उत्तर०७  १।५० 5. बड़ी मात्रा, ढेर - भस्म- 
स्तोमपवित्रलाञ्छनम्रो घत्ते त्वचं रौरवीम्‌--उत्तर० 
४॥२०, महावीर० १।१८,-- नम 7. सिर 2. धन, 
दौलत 3. बजान, घान्य 4. लोहे की नोक वाली छड़ी । 

स्तोम्य (वि०) [स्तोम--यत्‌ ] इलाध्य, प्रशंसनीय । 

स्व्थान (वि०) [स्त्ये+-क्त] ढेर के रूप में संचित--मा० 
५॥११, वेणी० १।२१ 2. घनीमभूत, स्थुल, ठोस 
3. मदु, स्निग्ध, कोमल, चिकना 4. शब्दायमान, 
मुखर,-- नम . सघनता, ठोसपना, आकार था फ़लाव 
में वद्धि -दघति कुहरभाजाभमत्र मल्लकयूनामनुरसित- 
ग्रूणि स्त्यानमम्ब॒कृतानि -मा० ९।६, उत्तर० २।२१, 
महावी र० ५॥४१ 2. चिकनाई 3. अमृत 4. ढीलापन, 
आलस्य 4. प्रतिध्वनि, गूंज । 

स्त्थायनम्‌ [स्त्यं-+-ल्यूट्‌] ढेर के रूप में संचित करना, भीड़ 
लगाना, समष्टि । 

स्त्येन: [स्त्य---इनच] 4. अमृत 2. चोर । | 

स्त्थ (भ्वा० उभ० स्त्यायति-ते) ।.ढेर के रूप में एकत्र 
किया जाना, इधर-उघर फंलना, विकीर्ण होना 
--शिशिरकट्कषाय: स्त्यायते सलल्‍लकौनाम्‌ू--मा ० 
९।६, २२१, महावीर० ५।॥४१ 3. प्रतिध्वनि, गूंज । 


स्‍त्री [स्त्यायते शक्रशोणिते यस्याम 


( ११३८ ) 


स्त्य-+-ड्रप्‌ +-डीप्‌] 
3. नारी, औरत 2. किसी भी जानवर की मादा 
--गज स्त्री, हरिण स्त्री आदि, श० ५।२२ 3. पत्नी 
--सत्रीणां भर्ता धमंदाराश्च पुंसाम-मा० ६।१८, मेघ ० 
२८ 4. स्त्रीलिग;या स्त्रीलिंग का कोई शब्द -- आप: 
स्त्री भम्म्नि-अम र०। सम ०-अगारः,-रम्‌ अन्त:पुर, जना- 
नखाना, -अध्यक्ष: कंचुको, . अभिगमनम्‌ संभोग, 
>5आजीवः . अपनी स्त्री के सहारे रहने वाला 
2. स्त्रियों से वेश्याव॒त्ति कराकर जीवनयापन कराने 
वाला,--काम: 4. स्त्रीसंभोग का इच्छक, स्त्रियों के 
प्रति चाव 2. पत्नी की इच्छा,--कार्यम्‌ 4. स्त्रियों का 
व्यवसाय 2. स्त्रियों की टहल, अन्त:पुर की सेवा, 
--कुमारम्‌ एक स्त्री और बच्चा,--फुसुमम रज:स्नाव 
स्त्रियों म ऋतु-स्नाव, -क्षोरम्‌ माँ का दूध-मन० ५।९ 
(वि०) स्त्रियों से संभोग करने वाला, -- गबो 
दूघ देने वारी गाय,-गुरुः दीक्षा या मन्त्र देने वाली या 
पुरोहितानी,---गहम्‌ --स्त््यगारम, दे०,--घोषः पोौ 
फ़टना, प्रभात, तड़का,-- ध्न: स्त्रीघाती,--चरितम, 
-त्र्म स्त्री के कम, - चिह्नम्‌ !. स्त्रीत्व की विशि- 
ध्टता का कोई निशान 2. स्त्रीयोनि, भग,--चौर 
स्‍त्री को फूसलान वाला, लम्पट, - जननी केवल 
कृन्याओं को जन्म देन वाली स्त्री, - जाति: (स्त्री०) 
स्त्रीवगं, मादा,--जित: स्त्री के वश में रहने वाला 
जोह़ का गृ॒लाम--स्त्रीजितस्पशमात्रण सव॑ पृण्यं विन- 
स्यति---शब्द ०», मनु० ४॥२१७,--धनम्‌ स्त्री की 
निजी सम्पत्ति जिस पर उसका स्वतन्त्र अधिकार हो, 
--पर्म: . स्त्री या पत्नी का क॒तंव्य 2. स्त्रीसम्बन्धी 
नियम 3. रज:स्राव,--धमिणो रजस्वला स्त्री:उध्वजः 
किसी भी जानवर की मादा या स्त्रीत्वलिग, नाथ 
(वि०) स्त्री जिसकी स्वामिनी हो ,--निबन्धनम 
स्‍त्री का विशेष काये क्षेत्र, गृह्मकमं, गृहिणी का काये 
--पण्योपजीबिन (पुं०) दे० ऊपर 'स्त््याजीव ,-- परः 
स्त्रियों से प्रम करने वाला, कामी, लम्पट, . पिज्ञाचों 
राक्षसी जसी पत्नी,--पुंसौ (पुं०, द्वि० व०) ॥. पति 
और पत्नी 2. स्त्री और पुरुष-कु० २।७, -पुंसलक्षणा 
पुरुष के लक्षणों से यकत स्त्री, मर्दानी स्त्री, - प्रत्यय: 
(व्या० में) स्त्रीलिग शब्द बनाने के लिए शब्द के 
अन्त में जड़ने वाला प्रत्यय, --प्रसड्४ (अत्यधिक ) 
संभोग,--प्रसूः (स्त्री०) पुत्रियों को जन्म देने वाली 
सत्री-याज्ञ ० १।७३-प्रिय: (वि० ) जिसको स्त्रियाँ प्यार 
कर (-यः) आम का पेड़, - बाध्य: स्त्री द्वारा परेशान 
किया जाने वाला, -बद्धिः (स्त्री०) . स्त्री की समझ 
2. स्‍त्री का परामश, स्त्री द्वारा दिया गया उपदेश, 
--भोग: संभोग,--भन्‍्त्र: स्त्रीकोशल, स्त्री की सलाह, 
>-मुखपः अशोकवृक्ष,--यन्त्रम्‌ यन्त्र की भाँति स्त्री, 


स्‍त्री के रूप में मशीन या यन्त्र--स्त्रीयन्त्र केन लोके 
विषममृतमयं घमनाशाय सृष्टम -पंच० १।१९१, 
--रड्जनम पान, ताम्बूल---, रत्नम श्रेष्ठ स्त्री स्त्री 
रत्नेष ममोवशी प्रियतमा यूथे तवेयं दशा--विक्रम ० 
४।२५,--राज्यम स्त्रियों द्वारा शासित राज्य या प्रदेश 

. लिगम 4. (व्या० में) स्त्रीवाचकता 2. स्त्रीयोनि, 
>-वद्मः पत्नी के बस में होना, स्त्री की अघीनता, 
-- विधेय (वि०) पली द्वारा शासित, जोरू-भकत, 
अपनी स्त्री को बहद चाहने वाला,--रघु० १९।४, 
--विवाहः स्त्री के साथ विवाह, - संसर्यः स्त्रियों का 
साथ,--संस्थान (वि० ) स्त्री की आकृति वाला--श० 
५।३९,--संग्रहणम्‌ . किसी स्त्री का बलात्‌ आलिगन 
2. व्यभिचार, सतीत्वहरण,-- सभम्‌ स्त्रियों की सभा, 
--सम्बन्ध: 4. किसी स्त्री के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध 
2. वैवाहिक सम्बन्ध 3. स्त्री के साथ सम्बन्ध, 
--स्वभावः . स्त्रियों की प्रकृति 2. हीजडा,- हृत्या 
स्‍त्री का वध या क़तल,-- हरणम्‌ . स्त्रियों का बलात्‌ 
अपहरण 2. बलात्‌ सम्भोग, जबरजिनाह । 


सत्रोतमा, स्त्रीतरा (स्त्रो०) कुलीन स्त्री, उत्तम जाति की 
सुसंस्कृत स्त्री । 

सत्रीता,--स्वम | स्त्री-तल--टाप, त्व वा | 4. नारीत्व 
2. पत्नीत्व 3. स्त्री होने का भाव, स्त्रणता । 

सत्रण ( वि०) (स्त्री०--णी) | स्त्रिया इदम नज्य | 
. मादा, स्त्रीवाचक 2. स्त्रियोचित या स्त्री संबन्धी 
3. स्त्रियों में विद्यमान, -- णिन ।. स्त्रीत्व, स्त्रियों की 
प्रकृति, स्त्रीवाचकता--उत्तर ० ४।११ 2. मादा का 
चिह्न, स्त्रीपना--तणे वा स्त्रेण वा मम समदशों 
यांतु दिवसा:--भर्तु॑० ३।११३, इदं तत्रत्युत्पन्नमति 
सत्रणमिति यदुच्यते--श ० ५, तस्य तुणमिव लघु॒वृत्ति 
स्त्रणममाकलयत:--का ० 3 स्त्रियों का समह । 


स्त्रणता, त्वम्‌ [ स्त्रण--तल-+-टाप्‌, त्व वा ] 4. स्त्री 
वाचकता, स्त्रीपना 2. स्त्रियों के प्रति अत्यधिक 
रुचि । 


स्‍्थ (व० ) [स्था+-क | (समास के अन्त में प्रयकक्‍त ) 
खड़ा होने वाला, ठहरने वाला, डटा रहने वाला, 
विद्यमान, मौजूद, वर्तमान आदि--तटस्थ, अंकस्थ, 
प्रकृतिस्थ, तटस्थ । 


स्थकरम्‌ [--स्थगर, पृषो ० ] सुपारी । 

सस्‍्थग (भ्वा० पर० या प्रेर० स्थगति, स्थगयति) 
. ढांपना, छिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना 
--पराम्य हस्थानान्यपि तनतराणि स्थगयति--मा० 
१।१४ 2. ढांपना, व्याप्त होना, भरना -- रव: श्रवण- 
भरवः स्थगितरोदसीकन्दर:--काव्य ० ७ । 

स्थग (वि०) [ स्थग--अच्‌ ] . जालसाज़, बेईमान 
2. परित्यक्त, निलेज्क-ल्नपरवाह,-- गः घू्तें, छली । 


( ११३९ ) 


स्थगनम्‌ | स्थग्‌--ल्यूट्‌ ) छिपाना, गृप्त रखना । 

स्थागरम्‌ [ थग अरन्‌ ] सुपारी । 

स्थगिका [स्थग्‌--ण्वुल -|-टाप्‌, इत्वम ] !. वेश्या 2. पान 
की दुकान 3. एक प्रकार की पढ़ी । 

स्थगित (वि०) [ स्थग्‌--क्त | ढका हुआ, छिपा हुआ, 
गुप्त रकखा हुआ | 

स्थगी [ स्थग-|-क--डीप ] पान की डिबिया । 

स्थगु: | स्थग्‌--उन्‌ ] कूंबड़, कुब्ज । 

स्थण्डिलम [ स्थल--इलचू, न॒क, लस्य डः: ] 4. भूखंड 

(यज्ञ के लिए चौरस व चौकोर किया हुआ ), वेदी- 

निषेदृषी स्थंडिल एव कैवले/-कु० ५१२ 2. बंजर 

भूमि 5. ढेलों का ढेर 4. सीमा, हृद 5. सीमा चित्त । 

सम० - शायिन्‌ (पूं०) (स्थडिलेशय भी) वह 

संन्यासी जो बिना बिस्तर के यज्ञभूमि पर सोता हैं, 

- सिंतकम वेदी । 


स्थपतिः [ स्था--क, तस्य पति: | . राजा, प्रभु 2. वास्तु- 

कार 3. रथकार, बढ़ई 4. सारथि 5. बहस्पति के 

प्रति बलि देने वाला, बहस्पति-यज्ञ करने वाला 

6. अन्त:पुर रक्षक 7. कुबर । 

स्थपुट (वि०) [ हतिष्ठति स्था-क, स्थं पुर यत्र |] 
4. संकटग्रस्त, विपन्‍्न 2. ऊबड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा । 
सम० -- गत (वि०) विषम स्थानों में रहने वाला, 
कठिनाइयों से ग्रस्त - अद्भुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगत- 
मपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति -- मा० ५।१६ । 

स्थल (स्वा० पर० स्थलति) दुढ़ता पूर्वक स्थिर रहना, 
अडिग रहना । 


स्थलूम्‌ [ स्थरलू-- अच्‌ | . कठोर या शुष्क भूमि, सूखी 
जमीन, दृढ़ भू (विप० जछ )--भो दुरात्मन (समुद्र ) 
दीयतां टिट्विभाण्डानि नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि-पंच० 
१, इसी प्रकार स्थलकमलिनी या स्थलवत्मंन्‌ 2. समु- 
द्रतट, समुद्रबेला, बाल-तट 3. पृथ्वी, भूमि, जमीन 
4. जगह, स्थान 5. खेत, भूखंड, ज़िला 6. पड़ाव 
7. उभरा हुआ भूखंड, ठीला 8. प्रस्ताव, प्रसंग, 
विषय, विचारणीय भास-- विवाद”, विचार" आदि 
9. खंड या भाग (जैसे किसी पुस्तक का) 0. तम्ब । 
सम ०--अन्तरम्‌ कोई दूसरी जगहू,--आझरूढ (वि०) 
घरा पर उतरा हुआ, - अरबिन्दर्म, -कसलम्‌, -कम- 
लिनी पृथ्वी पर उगने वाला कमछ - मेघ० ९०, कु० 
१।३२,-चर (वि०) भूचर, (जो जलचर न हो ) ,-च्यूत 
(वि०) स्थान से पतित, अपनी पदवी से हटाया 
हुआ,-- देवता स्थानीय या ग्राम्यदेवी, -- पश्चिनी 2. 
कमलिनी,-- मार्ग, --वत्मन्‌ ( नपुं०) भूमि पर बनी 
सड़क-स्थलवत्मंना (भूमार्ग से), रघु० ४॥६०,-विग्रहः 
चौरस भूमि पर लड़ा जाने वाला युद्ध,-शुद्धिः (स्त्री० ) 
किसी भी स्थल की शुद्धि भूमि की सफ़ाई । 


स्थला [ स्थल-|-ठाप्‌ ] ऊँची को हुई सूखी ज़मीन जहाँ 
जल के निकास का अच्छा प्रबंध हो. (विप० स्थली, 
दे० नी०) । 

स्थलों | स्थल-|-डीष | . सूखी ज़मीन, दृढ़ भूमि 
2. भूमि का प्राकृतिक स्थर, भूमि या भूखंड (जसे 
कि वनस्थल )--बविललाप विकीणंमूधंजा समदुःखामिव 
कुवंती स्थलीम--कु० ४४ । सम०--देयता पृथ्वी 
की देवी, भूमि की अधिष्ठात्री दैवी--मेघ० १०६ । 

स्थलेशय (वि०) [ स्थले शंत्री - शी+अच, घलक स० ] 
सूखी ज़मीन पर सोने वाला,-यः कोई भी जल-स्थल- 
चारी जानवर । 

स्‍्थविः [ स्था- क्वि | . जुलाहा 2. स्वगं । 


स्थविर (वि०) [ स्था-+किरच्‌, स्थवादेश: ] . दढ़, 
पक्का, स्थिर 2. बूढ़ा, वृद्ध, पुराना,---रः /, बढ़ा पुत्तष 
2. 3. ब्राह्मण का नाम,--रा बूढ़ी स्त्री 
ज+ का त्वम्‌ अयमर्भकः कस्य नयनाननन्‍्दकरः: 
- दशा ० । 
स्थविष्ठ (वि०) [ अतिशयन स्थूल:--स्थल--इष्ठन्‌ 
लस्य लोप:|] सबसे बड़ा, बहुत हृष्टपुष्ट, सबसे अधिक 
विस्तृत ('स्थूल' की उत्तमावस्था) । 
स्थवोयस्‌ [ स्थुरू-|-ईयसुन्‌, स्थूलशब्दस्य स्थवादेश | सबसे 
बड़ा, अपेक्षाकृत विस्तुत (स्थूल की मध्यमावस्था) । 
स्‍्था (म्वा० पर० कुछ अर्थों में आत्मनंपद में भी 
--तिष्ठति - ते, स्थित, कमंवा० स्थीयते, इस धातु के 
पुर्वं इकारान्त उकारान्त उपस्तगं आने पर घातु के 
'स' को ष्‌ हो जाता हैं) . खड़ा होना--चलत्यकेन 
पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धमानू--सुभा० 2. ठहरना, 
डटे रहना, बसना, रहना-ग्रा्म गृहे वा तिष्ठति 
3. शेष बचना, बाक़ी रह जाना-एको गद्भदत्त स्तिष्ठति 
--पंच ० ४ 4. थिलम्ब करना, प्रतीक्षा करना-किमिति 
सस्‍्थीयते - श० २ 5. ठहरना, उपरत होना, रुकना, 
निःचेष्ट होना--तिष्ठत्येव.. क्षणमधिपतिज्योंतिषां 
व्योममध्ये -- विक्रम ० २१ 6. एक ओर रह जाना 
>>तिष्ठतु_ तावत्पतश्रलेखागमनवृत्तान्त:--का० (इस 
वत्तान्त का ध्यान न कीजिए) 7. होना, विद्यमान 
होना, किसी भी स्थिति या अवस्था में होना, (प्रायः 
कृदन्त के रूप में प्रयोग )-मरौ स्थिते दोग्धरि दोहदके 
--कु० १॥२, श० १॥१, विक्रम० १।१, कालरू नयमाना 
तिष्ठति---पंच० १, मन्‌ ७।८ 8. डटे रहना, अनुरूप 
होना, आज्ञा मानना, (अधि० के साथ )-शासने तिष्ठ 
भरतु:--विक्रम ० ५।१७, रघ्‌ु०, ११।६५ 9. प्रतिबद्ध 


होना-यदि ते , जे तिष्ठेयू रुपाये: प्रथम स्त्रिभि:-मनु ० 
७।१०८ 0.  होना--न विप्र॑ स्वेष॒तिप्टठत्स 


मृतं शूद्रेण नाययेतू--मनु० ५११०४ 7. जीवित 
रहना, सांस लेना--आ: के एव मयि स्थिते चम्द्रग॒प्त- 


( ११४० 


 मभिभवितुमिच्छति--घद्रा० १ 2. साथ देना 
सहायता करना,--उत्सवे व्यसने चंव दुभिक्षे शत्र्संकटे । 
राजद्वारे इ्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः---हि ० 
१।७३ 3, आश्रित होता, निर्भर होना 4. करना, 
अनुष्ठान करना, अपने थ्ापको व्यस्त करना 
5. (आ० ) सहारा लेना, (मध्यस्थ मान कर उसके 
पास ) जान, मार्गदर्शन पाना-संशख्य कर्णादिष तिष्ठते 

“ कि० ३।१३ 6. (आ०) (सुरतालिंगन के 
लिए ) प्रस्तुत करना, वेश्या के रूप में उपस्थित हीना 
(सम्प्र० के साथ ) - गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय तिष्ठते 
“5पा० १।३।३४ पर सिद्धा०,--प्रेर० (स्थापयति 
>ते) . खड़ा करना 2. जमाना, जड़ना, स्थापित 
करना, रखना, प्रस्थापित करना 4. रोकना 5. पकड़ना 
रोकना--इच्छा० (तिष्ठासति ) खड़े होने की इच्छा 
करना । अति--, अधिक द्वोना, बढ़ जाना--अत्य- 
तिष्ठद्‌ दशाड्गलम-अधि-, . स्थिर होना, अधिकार 
करना (कर्म ० के साथ )-अर्धासनं गोत्रभिदो5घितस्थौ 


--रधु० ६।७३, भट्ठि० १५।३१ 2. अभ्यास करना 
(साधना का)-कि० १०।१६ 3. अन्दर होना, 
रहना, बसना निवास करना,--पातालमधितिष्ठति 
--रंघु० १८०, श्रीजयदेवभणितमधितिष्ठतु कण्ठ- 

[गीत० ११ 4. अधिकार करना, 
जीनना, परास्त करना, पछाडना--संग्रामे तान- 
धिष्ठास्यन्‌ू--भट्ठि ० ९॥७२, १६।४० 85. प्राप्त करना 
-+कि० २।३१ 6. नेतृत्व करना, संवहन करना, 
शासन करना, निदेश देना, प्रधानता करना -दशरथ- 
दारानधिष्ठाय - -उत्तर० ४ 7. राज्य करना, शासन 
करना, नियंत्रण करना -भग० ४॥६ 8. उपयोग 
करना, काम में लगाना 9. चढ़ना, स्थापित होना 
गद्दी पर बंठना-अचिराधिष्ठितराज्य: शत्रु:--मालवि ० 
१।८, अन-, 7. करना, संपन्न करना, कार्यान्वित 
करना, ध्यान दैना--अनतिष्ठस्वात्मनो नियोगम्‌ 
--मालवि०१ 2. पीछा करना, अभ्यास करना 
पालन करना--भग० ३।३१ 3. देना, अनुदान देना, 


किसी के लिए कुछ करना--(यस्य) शलाधिपत्य 
स्वयमन्वतिष्ठत्‌--कु० १॥१७ 4. निकट खड़े होना, 
--मन० ११।११२ 5. राज्य करना, शासन करना 
6. नक़रू करना 7. अपने आपको प्रस्तुत करता 
(प्रायः आ० ) . रहना, टिकना, डटे रहना 
--जोष॑ जोषं॑ जोषमेवावतस्थे--भामि० २।१७ 
अनीत्वा पद्धुतां घलिमृदक॑ नावतिष्ठते--शि० २।३४ 
रघ्‌० २।३१ 2. ठहरना, प्रतीक्षा करना-भट्टि० ८।॥११ 
डटे रहना, अनुरूप रहना-भदट्ठि० ३।१४ 4. जीवित 
रहना-रघ्‌०८।८७ 5.निरचेष्ट रहना, रुकना, ठहरना 
>-भग० १।३० ?', आ पड़ता, मिलना, निर्भर होना-मयि 


| 


सुष्टिहि लोकानां रक्षा यष्मास्ववस्थिता--कु० २।२८ 
7. अरूग खड़े होना, अलग रखना 8. निश्चित या 
निर्णीत होना (प्रेर०) 4० खड़ा करना, रोकना 
पड़ाव डालना 2. प्रस्थापित करना, नींव डालना 
3. स्वस्थ होना, सचेत होना, आ-, . अधिकार 
करना 2. चढ़ना, सवार होना---यथा “एकस्यन्दन- 
मास्थितोी --रघु० १।३६ में 3. उपयोग करना, अव- 
लंब लेना, सहारा लेता, अनुसरण करना, अभ्यास 
करना, लेना, घारण करना -- यथाहि रद्गत्तमातिष्ठत्य- 
नुसूयक:--मनु ० १०।१२८, २।१३३, १०।१०१ (यह 
अर्थ नाना प्रकार से-संज्ञा शब्दों के अनसार जिनके 
साथ कि शब्द का प्रयोग होता ह, बदलता रहता ह 
--दे ० क्‌० ज]२, ८ ५ म॒द्रा० ७।२९, हज. हि ५६।७२, 
१५।७९, कु० ६।७२, ७।२९, पंच० ३।२१ आदि) 
4. करना, सम्पादन करना, पालन करना 5. अपनाना 
6. लक्ष्य बांघना 7. दायित्व लेना 8. विशिष्ट ढंग से 
आचरण करना, व्यवहार करना 9. निकट खड़े होना 
उद्‌,--- . खड़े होना, उठना, उठ कर खड़े होना 
-“उत्तिष्ठेत प्रथमं चास्य--मन० २।१९४, वचो 
निशम्योत्यितमत्यित: सन--रघ० २।६१ 2. त्याग 
देना, छोड़ना 3. पलट कर आना--रघ० १६।८३ 
4. आगे आना, उदय होना, आगे बढ़ना, फटना 
निकलना-यदृत्तिष्ठति वर्णेम्यो नपाणां क्षय तत्फलम्‌ 
>-ज० २।१३ 5. उदय होना, उगना, शक्ति में 
बढ़ना--शि ० २।६ 6. सक्रिय होना, उठना, गतिज्ञील 
होना--क्षुद्रं हृदयदोबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप--भग० 
२।३, ३७ 7. चेष्टा करना, कोशिश करना, (आ०) 
कि० ११।१३, शि० १४।१७ (प्रेर०) . उठाना, 
उन्नत करना 2. काम करने के लिए उकसाना, उत्ते- 
जित करना, उप---, . निकट खड़े होना, हिस्से में 
मिलना,-नादत्तमपतिष्ठति -- पंच० २।१२३ 2. निकट 
आना, पहुचना-कु० २।६४, रघु० १५।७६ 3. प्रतीक्षा 
करना, सेवा में उपस्थित रहना, सेवा करना -- मन ० 


_ २।४८ 4. पूजा करना, प्रार्थना के साथ उपस्थित 


होना, सेवा करना, प्रणाम करता (आ० ) --न त्यम्ब- 
कादन्यमपस्थितासौ--भट्टि ० १३, उदितभयिष्ठ एष 
भगवांस्तपनस्तमपतिष्ठे---मा ० १, रघ० ४।६, १०। 
६३, १७१०, १८।२२ 5. निकट खड़े होना 6. मंथन 
के लिए पहुँचना 7. मिलना, संयुक्त होना -गज्जा 
यमुनामुपतिष्ठते -- सिद्धा० 38. नेतृत्व करना (आ०) 
9. सित्र बनाना (आ०) 0 पहुँचना, निकट 
खिचना, आसजन्नवर्ती होना . द्वेषभावना से पहुँचना 
2. उपस्थित होना (आ० ) 3. घटित होना, उत्पन्न 
होना, परि-, घेरना, चारों ओर खड़े होना, पर्यव- 
(प्रश०) स्वस्थचित्त होना, सचेत होना--पयंवस्था- 


( ११४१ 


पयात्मानम्‌-- विक्रम ० १, प्र-, (आ० ) . कूच करना, 
बिदा होना --पारप्तीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मंना 
-रघु० ४।६० 3. दुढ़ता पूव॑क खड़े रहना 3. प्रस्थापित 
होना 4. पहुँचना, निकट आना ([प्रेर०) . पीछे हटाना 
2. भेजना, तितर-वितर करना - तौ दंपती स्वां प्रति 
राजधानी प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठ:-रघु० २।७०, 
प्रति--, . दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना, प्रस्थापित होना 
2. सहायता किया जाना 3. आश्रित या निर्भर रहना 
4. ठहरना, डटे रहना, स्थित रहना, प्रत्यय--, 
(आ०) विरोध करना, शत्र॒ुवत्‌ व्यवहार करना, 
आक्षेप करना ( किसी तर्क का) - अत्र केचित्‌ प्रत्यव- 
तिष्ठन्ते-- शारी०, भामि० १।७७, (प्रेर०) अपने 
आपको सचेत या स्वस्थ करना, बि--/ (आ०) 


. अलग खड़े होना 2. स्थिर रहना, डटे रहना, बस ' 


जाना, अचल रहना 3. फंलना, विकीर्ण होना, विप्र - , 


(आ० ) . कूच करना 2. फेलना, व्यवं _ , (आ० ) 
. अलग-अरूग रक्‍्खा जाना 2. क्रमबद्ध किया जाना 
3. निश्चित होना, स्थिर होना, स्थायी होना --वच- 
नीयमिदं व्यवस्थितम--कु० ४॥२१ 4. आश्रित होना, 
निर्भर होना, (प्रेर०) . क्रमबद्ध करना, प्रबंध 
करना, समंजित करना 2. निश्चित करना, स्थापित 
करना 3. पृथक्‌ करना, अलूग-अलग रखना, सम्‌ - , 
(आ० ) . बसना, रहना, परस्पर निकटवर्ती होना 
>>्तीक्ष्णादृदिजते मदो परिभवत्रासास्न संतिष्ठते 
--म॒द्रा० ३।५ 2. खड़े होना 3. होना, विद्यमान 
होना, जीवित होना 4. डटे रहना, आज्ञा मानना, 
सिद्धान्त का निर्वाह करना--दारिद्रयात्पुरुषस्य बांन्धव- 
जनो वाक्ये न संतिष्ठते - मच्छ० १।३६ 5. पूरा 
होना सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति स्थिति: 
-मन्‌० ५९८ (यज्नपुण्येन युज्यते-कुल्ल ०) 6. समाप्त 
हो जाना, विघ्त पड़ जाना-भट्ठि ० ८।११ 7. निरचेष्ट 
खड़े रहना, स्थिर हो जाना (पर० ) क्षण न 
संतिष्ठति जीवलोक: क्षयोदयाम्यां परिवततमान:--हरि० 
8. मरना, नष्ट होना (प्रेर०) . स्थापित करना, 
बसाना 2. रखना 3. स्वस्थचित्त होना, सचेत होना 
देवि संस्थापयात्मानम्‌ --उत्तर० ४ 4. अधीन करना, 
नियंत्रण में रखना--मनु० ९२ 5. रोकना, प्रतिबद्ध 


करना 0. मार डालना, समधि---, प्रधानता करना,' 


शासन करना, प्रशासन करना, अधीक्षण करना, 
समव -,(आ०) . स्थिर रहना, अचल रहना 
2. निरचेष्ट रहना 3. तत्पर रहना: (प्रेर०) ॥. नींव 
डालना 2. रोकना,--समा--, [. सहना, अभ्यास 
करना---तपो महत्समास्थाय 2. व्यस्त करना, सम्पा- 
दन करना 3. प्रयोग में लाना, काम में लगाना 
4. अनुसरण करना, पालन करना -मनु० ४२, 


न्‍्यपि ततृतराणि स्थगयति-मा० 


) 


७।४४, समुद्‌--, 4. खड़ा होना, उठना 2. मिल कर 
खड़े होना 3. मृत्यु से उठना, फिर जीवित होना, 
होश में आना 4. उदय होना, फूटना, समृुप-. निकट 
आना, पास जान/, पहुँचना 2. आक्रमण करना 
3. आ पड़ना, घटित होना 4. सट कर खड़े होना, 
संप्र -, (आ० ) कच करना, बिदा होना, संप्रति--, 
4. लटकना, आश्रित होना, निभंर होना 2. दृढ़ होना, 
स्थिर होना । क्‍ 


स्थाण (वि०) [ स्था+नु, पृषोी० णत्वम्‌ | . दूंढ़, 


अटल, स्थिर, टिकाऊ, अचल, गतिहीन, - णुः . शिव 
का विशेषण--सःस्थाणु: स्थिरभक्तियोगसुलभो नि:श्रे- 
यसयास्तु व: विक्रम० १।१ 2. टेक, पोल, स्तम्भ 
-- कि स्थाण्रयमृत पुरुष: 3. खूंटी, कील 4. घूपघड़ी 
का शंकु 5. बर्छी, नेज़ा 6. दीमकों का घोंसला, बामी 
7. औषधि या सुगन्ध द्रव्य, जीवक (पुं०, नपु० ) 
शाखा रहित तना, नंगा डंठल, मुंडा पेड़, ठूंठ । 
सम० -- छेद: वह जो वक्षों के तने काठता हे, जो 
तने को छील कर साफ़ करता हे--स्थाणुच्छेदस्य 
केदा रमाहु: शल्यवतो मृगम्‌--मनु० ९॥४४, --अ्रमः 
किसी थूणी या पोल को- कुछ और ही समझ लेना । 


स्थाण्डिल: [स्थाण्डिल---अण |] १. वह संन्‍्यासी जो बिना 


विस्तर के भूमि पर या यज्ञीय भूखंड पर सोता हैं 
2. साध या धामिक भिक्ष्‌ । 


स्थानम्‌ [ स्था--ल्यूट्‌ | . खड़ा होना, रहना, ठहरना, 


नरन्तयं, निवास स्थान--उत्तर० ३।३४ 2. स्थिर या 
अटल होना 3. स्थिति, दशा 4. जगह, स्थल, 
(भवन आदि के लिए) भूमि, संस्थिति - अक्षमाला- 
मदत्वास्मात्स्थानात्पदात्दमपि न गन्तव्यम्‌ू--का० 
5. संस्थान, स्थिति, अवस्था 6. संबन्ध, हसियत 
- पितृस्थानें (पिता के स्थान में या पिता की 
हसियत से) 7. आवास, घर निवासस्थान स एव 
(नक्र:) प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते--पंच० 
३।४६ 8. देश, क्षेत्र, जिला, नगर 9. पद, दर्जा, 
प्रतिष्ठा--अमात्यस्थाने नियोजित: 0. पदार्थ-गुणा: 
पूजास्थानं गुणियु न च लिज्भ न च वयः-उत्तर० ४११ 
4. अवसर, बात, क्षिय, कारण - पराभ्यूहस्थाना- 
१।१४, स्थान 


जरापरिभवस्य तदेव पुंसामू-सुभा ०,इसी प्रकार कलह, 
कोप", विवाद? आदि 2. उचित या उपयुक्त जगह 
--स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भत्याइचाभरणानि च॒ - पंच० 
१।७२ 3. उचित या योग्य पदार्थ--स्थाने खल 
सज्जति दृष्टि:  मालवि० १, दे० 'स्थाने भी 
4. अक्षर का उच्चारणस्थान (यह आठ हँ-- अष्टो 
स्थानानि वर्णानाम्रः कण्ठ: शिरस्तथा जिद्वामूल 
च दन्ताइवच नासिकोष्ठोौ च ताल च-शिक्षा० १३ 


॥( 


( ११४२ ) 


5. पावन स्थान 6. वेदी 7. नगरस्थ प्रांगण 
8. मृत्यु के बाद कर्मानृसार प्राप्त होने वाला लोक 
49. (नीति या युद्ध आदि में) दृढ़ता, आक्रमण का 
मुक़ाबला करने के लिए दृढ़ता,--मनु० ७।१९० 
20. पड़ाव, डरा 2., निशदचेष्ट दशा, उदासीनता, 
22. राज्य के मुख्य अंग, किसी राज्य का स्थय 
--अर्थात्‌ सेना, कोष, नगर और प्रदेश--मनु ० ७। 
५६ (यहाँ कुल्ल० 'स्थान' का अर्थ करता हूँ “दंड- 
कोषपुरराष्ट्रात्मक॑ चतुविधम ) 23. सादुइय, समानता 
24. किसी ग्रंथ का भाग या खंड, परिच्छेद या अध्याय 
आदि 25. अभिनेता का चरित्र 26. अन्तराल, अवसर, 
अवकाश 27. (संगीत० में ) गीत, सुर, स्वर के स्पंदन 
की मात्रा। सम० - अध्यक्षः स्थानीय राज्यपाल, 
स्थान का अधीक्षक, आसन (नपु०, द्वि० व०) 
बेठा हुआ,--आसेघः किसी स्थान पर कंद, कारा, 
बंघन--तु ० आसेघ,--चिन्तकः सेना के शिविर के लिए 
स्थान को व्यवस्था करने वाला अधिकारी,--च्यूत 
दे० 'स्थानभ्रष्ट ,--पाल: रखवाला, पहरेदार, आरक्षी, 
-भ्रष्ट (वि०) किसी पद से हटाया हू विस्थापित, 
पदच्युत, बेकार, माहात्म्यम्‌ ।. स्थान का 
गौरव या महत्त्व 2. किसी स्थान में मानी जाने वाली 
असाधारण पवित्रता या दिव्य गुण,--योग: उपयुक्त 
स्थान का निदेशन- द्रव्याणां स्थानयोगाच्च क्रय- 
विक्रममेव च--मन्‌ ० ९९३३२,--स्थ (वि०) एक ही 
स्थान पर स्थित, अचल । 

स्थानकम्‌[ स्थान-+स्वार्थे क| 4. अवस्था, स्थिति 
2. नाटकीय व्यापार का एक विशेष स्थल - उदा० 
पताकास्थानक 3. शहर, नगर 4. आलवाल 5. शराब 
की सतह पर उठा हुआ फेन 6, ससस्‍्वर पाठ की एक 
रीति 7. यजूवेंद कौ तेत्तिरीय शाखा का अनुवाक 
या प्रभाग ! 

स्थानतः (अव्य० [ स्थान-तसिल ] . अपनी स्थिति 
या अवस्था के अनसार 2. अपने उपयुक्त स्थान से 
3. उच्चारण करने के अंग के अनुरूप । 

स्थानिक (वि० ) (स्त्री ०-कौी ) | स्थान--ठक्‌ ] . किसी 
स्थान विशेष से सबंध रखने वाला, स्थानीय 
2. (व्या० में) जो किसी अन्य वस्तु के बदले प्रयुक्त 
हो, या उसका स्थानापन्न हो,-कः 4. कोई पदाधिकारी, 
स्थानविशेष का रक्षक 2. किसी स्थान का शासक | 

स्थानिन्‌ (वि०) | स्थानमस्यास्ति रक्ष्यत्वेत इनि | 
. स्थानवाला 2. स्थेयंसम्पन्न, स्थायी 3. वह जिसका 
कोई स्थानापन्न हो (पृं०) 4. मूलरूप या मौलिक 
तत्त्व, जिसके लिए कोई दूसरा स्थानापन्न न हो-स्था- 
निवदादेशोइनल्विधौ--पा० १॥१।५६ 2. जिसका 
अपना स्थान हो, अभिदह्वित । 


स्थानीय (वि०) [ सथान--छ | 8. स्थानविद्येष से संबद्ध, 
किसी स्थान का 2. किसी स्थान के लिए उपयुक्त, 
- यम नगर, शहर । 

स्थान (अव्य०) |[ 'स्थान' का अधि० का रूप ] . ठीक 
या उपयुक्त स्थान पर, सही ढंग से, उपयक्त रूप से, 
ठीक, सचमुच,, समुचित रीति से -स्थाने वृता 
भूषतिभिः परोक्ष:--रघु० ७॥१३, स्थाने प्राणाः 
कामिनां दृत्यघीना: - मालवि० ३।१४, कु० ६।६७, 
७।६५ 2. के स्थान में, की बजाय, के बदले, स्थाना- 
पन्न के रूप में-धातो: स्थाने इवादेशं सुग्रीव॑ संन्यवेशयत्‌ 
--रघु० १२।५८ 3. के कारण, के लिए 4 इसी 
प्रकार, भांति । 

स्थापक (वि० ) [ स्थापयति-स्था -|)-णिच्‌ +ण्व॒ल | खड़ा 
करने वाला, जमाने वाला, नींव डालने वाला, स्थापित 
करने वाला, विनियमित करने वाला,--कः 4. मंच 
के कार्य का निदेशक, रंग्रमंच-प्रबंधक, सृत्रधार 
2. किसी देवालय का प्रतिष्ठाता, म॒ति की स्थापना 
करने वाला । 


स्थापत्यः | स्थपति+पष्यञज्ण, ] अन्तःपुर का रक्षक, त्यम्‌ 

वास्तु विद्या, भवननिर्माण कला । 

स्थापनम्‌ [ स्था|-णिच्‌ --ल्यूट, पुकागम: | . खड़ा करने 
की क्रिया, जमाना, नींव डालना, निदेश देना, स्थापित 
करना, संख्या बनाना 2. विचारों को जमाना, मन को 
संकेन्द्रित करना, ध्यान, घारणा 3. निवास, आबास 
4. पुंसवन संस्कार (जब गर्भवती स्त्री को गर्भस्थ 
पिण्ड में जीवसंचार का प्रथम लक्षण ज्ञात हो, उस 
समय यह संस्कार किया जाता हें), दे० पुंसवन । 

स्थापना | स्था--णिच्‌--यच्‌ --टापू, पुक | . रखना, 
जमाना, नींव रखना, स्थापित करना 2. व्यवस्था 
करना, विनियमन, (नाटक में) रंगमंच का प्रबन्ध । 


स्थापित (भू० क० क्ृ०) | स्था-णिच्‌--क्‍्त, पुक | 
4. रक्‍्खा हुआ, जमाया हुआ, अवस्थित, घरा हुआ 
2. नींव डाली हुई, निविष्ट 3. जड़ा हुआ, उठाया 
हुआ, खड़ा किया हुआं 4. निदेशित, विनियमित, 
आदिष्ट, अधिनियम 5. निर्धारित, तय किया हुआ, 
निश्चित किया हुआ 6. नियत, जिसको कोई पद या 
कृतंव्य सोंपा गया हो 7. विवाहित, जिसका विवाह 
हो चुका हो--मा० १०१५ 8. दृढ़, स्थिर । 

स्थाप्य (वि०) [स्था-+-णिच्‌-[-प्यत्‌, पुकागमः ] . रक्खे 
जाने या जमा किये जाने योग्य 2. नींव डाले जाने 
योग्य, स्थिर या स्थापित किय जाने योग्य,-- प्यम्‌ 
घरोहर, अमानत । सम०--अपहरणम्‌ धरोहर कीं 
वस्तु हड़प कर जाना, अमानत में खयानत । 

स्थामन्‌ (नपुं०) [स्था-+-मनिन्‌ ] . सामथ्यें, शक्ति, 
स्थयें, जसा कि “अश्यत्यामन्‌ में, दे० “अश्वत्था- 


(६ (११४२ ) 


मन्‌ के अन्तगंत महा० का उद्धरण 2. स्थिरता, | 


स्थायित्व । 


स्थायिन (वि०) [ सथा-+णिनि यक ] . खड़ा रहने 


वाला, टिकने वाला, स्थित रहन वाला (समास के 
अंत में) 2. सहन करने वाला, निरन्तर चलने वाला, 
टिकाऊ, टिके रहने वाला--शरीर क्षणविध्वंसि 
कल्पांतस्थायिनों गुणा:-सुभा ०, कतिपय दिवसस्थायिनी 
यौवनश्रीणूमतं ० २।८२, महावीर ७।१५ 3. जीने 
वाला, निवास करने वाला, रहने वाला मेघ० २३ 
4. स्थिर, दढ़, पक्‍का, अपरिवर्ती, जो न बदले-स्थाथी 
भवति (पक्का हो जाता है) (पुं०) 4. नित्य या 
शाइवत भावना, (दे० नी० 'स्थायिभाव ) शि० 
२।८७, (नपुं०) 4. कोई भी टिकाऊ वस्तु, दढ़ 
स्थिति या दशा। सम० - भावः मन की स्थिर 
दशा, टिकाऊ या सदा रहने वाली भावना, (कहते 
हैं इन 'स्थायिभावों से ही काव्यगत विभिन्‍न रसों की 
निष्पत्ति होती हे, प्रत्येक रस का अपना स्थायिभाव 
अलग हैँ) स्थाथिभाव गिनती में आठ या नो हैं 
-रतिह सिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा। जगप्सा 
विस्मयर्वैत्यमष्टी प्रोक्ता: शमो5षधि च - सा० द० 
२०६, तु० व्यभिचारिभाव, भाव या विभाव भी । 


स्थायुक (वि०) (स्त्री०--का,- कौ) [ स्था+-उकऊ 


यक | . जो ठहरने वाला हो, या जिसमें टहरने की 
प्रवत्ति हो 2. दढ़, स्थिर, अचल,-कः गाँव का मखिया 
या अधीक्षक । 


स्थालम [ स्थलति तिष्ठति अन्नाद्त्र आधघारे घव्म ! 


4, थाल, थाली, तस्तरी 2. कोई भोजनपात्र, पाकयोग्य 
बतन । सम० - रूपम पाकपात्र की आक्ृति । 


स्थालो | स्थाल--डीष ] 4. मिट्टी का घड़ा या हाँड़ी 


रांधने का बतेन, कड़ाही, बटलोई--नहि भिक्षका 
सनन्‍्तीति स्थाल्यो नाधथिश्रीयन्ते - स्वे०, स्थाल्यां बंडय- 
मय्यां पचति तिलखलीमिन्पनइचन्दनाये: भरत ० -- २। 
१०० 2, सोम तयार करने के काम आने वाला 
विशेष पात्र, पाटलावक्ष, तुरही के सदश फल । 
सम ०--पाक: एक धामिक कृत्य जिसका अनष्ठान 
गहस्थ करते हैं,-- पुरीषम पाक पात्र में जमा हुआ 
मल या तरौंछ, - पुलाकः पाकपात्र में पकाया हुआ 
चावल, न्याय: दे० 'न्‍्याय' के अन्तगंत, - बिलम 
पाकपात्र का भीतरी हिस्सा । 


स्थावर (वि०) [स्था-|वरच] 4. एक स्थान पर जमा 


हुआ, अचल, अडिग, अचर, जड़ (विप० जंगम) 
-शरीराणां स्थावरजजूुमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव 
-कु० १२३, ६।६१७, ७३ 2. निश्चेष्ट, निष्क्रिय, 
मन्द 3. नियमित, स्थापित, - ₹ः पहाड़--स्थावराणां 
हिमालयः--भग ० १०।२५,--रम कोई भी स्थिर 


या जड़ पदार्थ (जसे कि मिट्टी, पत्थर, वक्ष आदि 

जो कि ब्रह्मा की सातवीं सष्टि हु - तु० मन्‌ु० ४१) 

-मान्य: स में स्थावरजज्मानां सगंस्थितिप्रत्यवहारहेतु 

रघु० २।४४, कु० ६॥५८ 2. घनष की डीरी 

3. अचल संपत्ति, माल असबाब 4. पंतक या मौ 

रूसी प्राप्त सम्पत्ति । सम० - अस्थावरम, जद्धमम्‌ 

. चल और अचल संपत्ति 2. चेतन और जड़ पदाथ । 

स्थाविर (वि०) (स्त्री ०-रा,-रौ ) [स्थविर--अण्‌ | मोटा, 
दृढ़, - रम दढ़ापा । 

स्थासक: [स्था--स-+-स्वार्थादों क| . सुवासित करना 
शरीर पर सुगन्घित लेप करना 2. पानी का बुलबुला 
पा कोई तरल पदार्थ--शि० १८।५ । 

स्थासु (नपुं०) [स्था-+सु] शारीरिक बल । 

स्थास्न ( वि० । [ स्था+स्नु ] 4. स्थिर, दृढ़, अचल 
2. स्थायी, नित्य टिकाऊ, पायदार--शि० २॥९३, 
कि० २।१९ । 

स्थित (भू० क० क्०) [स्था+क्त] . खड़ाहुआ, रहा 
हुआ, ठहरा हुआ 2. खड़ा होने वाला 3. उठकर खड़ा 
होने वाला, उठा हुआ-स्थित: स्थितामज्चलित: प्रयातां 

छायव ता भूपतिरन्वगच्छत--रघु ० २।६ 4. टिकन 

वाला, सहारा लेने वाला, जीवित, विद्यमान, मौजूद 
स्थित--धन्या केयं स्थिता ते शिरसि मद्रा० ११, 
मेघ० ७. (प्रायः क्तानत के साथ विधेयक के रूप मे ) 
विक्रम० ३।१, श० १।१, कु० १।१ 5. घटित, हुआ 
हुआ-क%ु०४।२७ 6. पड़ाव डाला हुआ, अधिकार किया 
हुआ, नियक्त किया हुआ - श० ४१८ 7. क्रियान्वित 
करने वाहा, डटा रहने वाला, समनुरूप रघ० 
५।३३ 8. निरचेष्ट खड़ा हुआ, रुका हुआ, ठहरा 
हुआ 9. जमा हुआ, दढ़तापूवक लगा हुआ -कु० 
५।८२ 0. स्थिर, दृढ़ जंसा कि 'स्थितथी और 
'स्थितप्रन्न' में 4. निर्धारित, दृढ़ निश्चय किया हुआ 


--कु० ४।३९ 2. स्थापित, समादिष्ट 3. आचरण 
में दृढ़, दढ़मना 4. ईमानदार, घर्मात्मा 5. प्रतिज्ञा 
या करार का पक्का 6. सहमत, व्यस्त, संविदाग्रस्त 
7. तयार, निकटस्थ, समीप, - तम्‌ स्वयं खड़ा हुभा 
(जसे कि शब्द ) । सम० - उपस्थित (वि०) 'इति 
शब्द से यक्‍त या रहित (जेसे कि शब्द) (वि०) 
दृढ़मनस्क, स्थिरमना, शान्त,--पराठ्यम्‌ खड़ी हुई 
स्त्रीपात्रद्वारा प्राकृत में पाठ,--प्रनज्ञ (वि०) निर्णय 
या समझदारी में दढ़, सब प्रकार के भश्रमों से मकत 
सन्तुष्ट-प्रजहाति यदा कामान्सवान्‌ पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्यवात्मना तुष्टएस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते - भग० 
२।५५,--प्रेमन्‌ (पुं०) पक्‍का या विश्वासपात्र मित्र । 
स्थितिः (स्त्री०) [स्था--क्तिन] . खड़े होना, रहना, 
टिकना, डटे रहना, जीवित होना, ठहरना, निवास- 


( (१४४ ) 


स्थान--स्थिति नो रे दध्या: क्षणमपि मदान्धेक्षण 
सखे -भामि० १।५२, रक्षोगहे स्थितिम लमग्नि- 
शद्घों त्वनमिश्वय:--उत्तर० १।६ 2. रुकना, चप 
- हीकर खड़े होना, एक ही अवस्था म॑ रहना - प्रस्थि- 
तायां प्रतिष्ठेथा: स्थितायां स्थितिमाचरे:--रघु ० 
१।८९ 3. अडिग रहना, जम जाना, स्थिरता, दढ़ता, 
लगे रहना, भक्ति - मम भूयात्‌ परमात्मनि स्थिति: 
भामि० ४॥२३ 4. हालत, अवस्था, परिस्थिति, दशा 
5. प्राकृतिक हालत, प्रकृति, स्वभाव --अथवा स्थिति- 
रियं मन्दमतीनामू- हि० ४ 6. स्थिरता, स्थायित्व, 
चिरस्थायित्व, निरत्तरता--वंशस्थिते रधिगमान्महति 
प्रमोदे _-विक्रम० ५।१५, कन्यां कुलस्थ स्थितये 
स्थितिज्ञ: - -कु० १।१८, रघ० २।२७ 7. आचरण 
की शद्धता, कतंव्यपालन मे दढ़ता, शिष्टता, कतंव्य 
नतिक सदाचार, औचित्य --रघ० ३॥।२७, ११।६५, 

२।३१, कु० १।१८ 8. अनशासन का पालन, 
(किसी राज्य में) सुव्यवस्था की स्थापना-रघु० १।२५, 


9, दर्जा, पद, ऊँचा पद या दर्जा 0. निर्वाह, जीवन 
का बने रहना-मा० ९।२२, रध० ५।९ . जीवन म॑ 
नरन्‍्तये, रक्षितावस्था (मानव की तीन अवस्थाओं मे 
से एक)-सर्गस्थितिप्रत्यवहा रहेतु:--रघु० २।४४, कु० 
२।६१ 2. यति, विराम, विरति 3. कुशलक्षम 
कल्याण 4. संगति ॥5. निश्चित नियम, अध्यादेश, 
आज्ञप्ति, सिद्धांतववाक्य, नीतिवाक्य 6. निश्चित 
निर्धाण 7. अवधि, सीमा, हद 8. जड़ता, गति- 
हीनता 79. ग्रहण की अवधि । सम०- स्थापक 


(वि०) मूल अवस्था म जमान वाला, पूर्वावसथा को 


प्राप्त करन की शक्ति रखने वाला, लचीलेपन को 
धारण करने वाला, - कः लचीलापन, पूर्वावस्था को 
पुनः प्राप्त करने को सामथ्य । 


स्थिर (वि०) [स्था+किरच्‌, म० अ० स्थेयस, उ० अ० 
स्थेष्ठ] . दृढ़, स्थिरमति, जमा हुआ -- भावस्थिराणि 
जनतान्तरसोहदानि-श ० ५२, स स्थाण: स्थिरभक्ति 
प्ोंगसुलभो निःश्रेयसायास्तुवः८विक्रम>ण शश कुछ 
१।३०, रघु० ११।१९ 2. अचल, शान्त, गतिहीन-कु ० 
२।३८ 3. दढ़तापूवकक जमा -उत्तर० श१!४० 
4. स्थायी, मित्य, शाश्वत - मेघ० ५५, मा० १२५, 
5. शान्त, सचेत, स्वस्थचित्त घीर, गंभीर 6. मौन, 

_ अक्षब्ध 7. आचरण में पक्‍का, दढ़ 8. संतत्त, श्रद्धाल 
दढ़-संकल्प 9. निश्चित, विश्वास योग्य 70 कठोर, ठोस 
44, मज़बत, अन्तदेंढ़ 2. कड़ा, निष्करुण, कठोर- 
हृदय --कु० ५।४७,--रः देव, सुर 2. वक्ष, 3. पहाड़ 
4. सांड 5. शिव का नाम 6. कातिकेय का नाम 
7, मोक्ष या निर्वाण 8. शनिग्रह (स्थिरीकू . पुष्ट 
करना, मज़बूत करना, समथन करता 2. रुकना, दृढ़ 


करना 3. प्रसन्न करना, तसल्‍ली देना, आराम पहुँचाना 
--श ०४, स्थिरोभ- /. स्थिर या दृढ़ होना 2. शान्त 
या घीर होना) । सम० - अनुराग दृढ़ आसक्त वाला, 
स्नेहसिकत,-- आत्मन्‌,-चित्त, - चेतस्‌ - धो,-- बुद्धि, 
-मत्रि (वि०) !. दृढ़मना, विचार या संकल्प का 
पक्का, दृढ़ संकल्प, रघु० ८।२२, शान्त, धीर, अक्षुब्ध, 
- आयस, जीवक्नि (वि०) दीघंजीवी, चिरजीवी 
--आरशब्भ (वि०) दायित्व निर्वाह में दृढ़, धयशाली 
-कुट्रक: . लगातार पीसन वाला 2. (बीजग० म) 
समान भाजक, - गन्ध: चंपक फूल, - छद: भोजपत्र का 
वक्ष,---छाय: . यात्रियों को छाया देने वाला 2. वृक्ष, 
+जिह्लू: मछली, - जोदिता सेमल (शाल्मली) का 
पेड़,--दंष्ट्रः सांप, - पुष्प: . चंपक वृक्ष 2. बकुल वक्ष, 
ैलसिरी,--प्रतिज्ञ (वि०) दृढ़प्रतिज्ञ, हठी, आग्रही 
2. वचन का पालन करने वाला, - प्रतिबन्ध (वि०) 
विरोध करने में दृढ़, हठी --श०२,-- फला कुष्मांडी 
>+पोनि: बड़ा भारी वक्ष जो छाया और शरण दे 
--योवन (वि०) सदा जवान रहने वाला, (-- नः) 
. विद्याघर, परी 2. चिरस्थायी तारुण्य, --श्री (वि०) 
सदा रहने वाली समद्धि वाला, - संगर (वि०) प्रतिज्ञा 
का पालन करने वाला, सच्चा, बात का धनी, --सोौहूद 
(वि०) भिन्नता में दृढ़,--स्थायिन्‌ (वि०) दृढ़ या 
अटल रहने वाला, पूर्णतः शान्त रहने वाला (जैसा कि 
समाधि में) 


स्थिरता, - त्वम [स्थिर--तल-टाप, त्व वा| 4. दढ़ता 
स्थय, टिकाऊपन 2. दृढ़ और बलशाली प्रयत्न, पोरुष 
>री० ४॥१४ 3. सातत्य, मन को दढ़ता 
4. अचलता ॥ 

स्थिरा [स्थिर--टाप | पृथ्वी । 

स्थड्‌ (तुदा० पर० स्थुडति) ढ़कना । 

स्थुलम [स्थुडइ--- अच, पृषो० डस्य लः:| एक प्रकार का लंबा 
तंब्‌ । 

स्थणा [स्था-+नक्‌, उदन्तादेश:, पृषो ०| . घर का खंबा 
सत्‌न, स्तंम 2. पोल या खंबा -स्थणानिश्नननन्यायन 
--शारी ० 3. लौहमति या प्रतिमा 4. घन। सम'० 
--निर्सननन्याय' न्याय के नीचे देखो । 

स्थमः (पुं०) ॥. प्रकाश 2. चन्द्रमा । 

स्थरः [स्था+ऊरन्‌ | . साँड 2. मनष्य । 


(वि०) [स्थूल--अचू म० अ० स्थवीयस, उ० अ० 
स्थविष्ठ] . विस्तृत, बड़ा, बहतू, विशाल, महान 
-- बहस्पशापि स्थलेन स्थीयते बहिरद्मवत्‌ --शि० 
२।७८ (यहाँ छठा अर्थ भी घटता हूं ), स्थलूहस्तावले- 
पान्‌ - मंघ०१४, १०६, रघृ० ६।२८ 2. मोटा, 
मांसल, हृष्टपुष्ट 3. मज़बत, शक्तिशाली--स्थलं 
स्थूल॑ श्वसिति--का ० कठिनाई से सांस लेता है 


( ११४५ ) 


4. बंडोल, भद्दा 5. सम्पृर्ण, साधारण, अनाड़ी 
(आलं० से भी) जसा कि 'स्थूलमानम्‌ में 6. मूख 
मूढ़, बद्ध, नासमझ 7. आलूसी, सुस्त, ठग. 
8. अयथार्थ, - छः कटहल,-लम . ढेर, राशि 2. तंब 
3. पहाड़ की चोटी। सम०--अन्त्रम बड़ी आंत जो 
गदा के पास तक जाती ह,--आस्यः साँप, - उच्चय 
4. पवेत खंड जो गिर कर ऊबड़-खाबड़ टीले जसा 
बन गया हो 2. अपूर्णता, कमी, त्रुटि 3. हाथी की 
मध्यम गति 4. मंहासा 5. हाथी के दांत का रंध्र, 
--काय (वि० ) मोटा, मांसर,--क्षेड:,--क्वेडः बाण, 
->चापः धनकी,-- तालः  हिताल,--धी, --मति 
(वि०) मूखे, बद्धू,--नालः लम्बी जाति का सरकंडा 
--मास,-- नासिक (प्रि०) मोदी नाक वाला 
(-सः--कः ) सूअर, वराह,-- पटः--पटस मोटा 
कपड़ा,--पद्‌ट: कपास, -- पाद (वि०) मोट पर 
वाला, सूजे पर वाला, (--4:ः) . हाथी 2. इलीपद 
रोग से ग्रस्त व्यक्ति, -- फलः सेमल (शाल्मली) का 
वृक्ष, - मानम्‌ मोटा हिसाब, मोटा अन्दाज़, - लक्ष, 
-कैय (वि०) . दानशील, वदान्य, उदार 2. सम- 
झदार, विद्वान 3. लाभ-हानि दोनों का ध्यान रखने 
वाला, -- शड्डा बड़ी योनि वाली स्त्री,-शरोरम भोतिक 
ओर नश्वर शरीर (विप० सूक्ष्म (लिंग) दरीर) 
--ज्ञाटकः,--शाटिः मोटा कपड़ा,--शौषिका क्षद्र- 
पिपीलिका, छोटी चिऊंटी जिसका सिर, शरीर के अनपात 
से बड़ा हो, - षटपदः . भोरा 2. भिड़,-स्कन्धः लकुच 
वक्ष, बड़हल का पेड़ ---हस्तम हाथी की संड़ । 

स्थूलक (वि० ) [ स्थूछ-| कन्‌_] विस्तृत, बडा, महान, 
विशाल, कः एक प्रकार की घास या नरकुर 
(सरकडा ) । 

स्थलता, - त्वम [स्थल--तल --टाप, त्व वा] . विस्तार, 
विशालता, बड़प्पन 2. सुस्ती, जडता । 

स्थलूयति (ना० धा० पर० ) बड़ा होना, हृष्ट-पुष्ट होना 
मोटा हीना । 

स्थूलिन्‌ (पुं०) [ स्थूल---इनि | ऊँट । 

स्थेमन (१०) [ स्था-+इमनिच ] दढ़ता, स्थिरता 
अचलता, अडिगपन--द्वाघीयांस: संहता: स्थेमभाज 
शि० १८।३३, न यत्र स्थेमानं दघ रतिभय श्रान्त- 
नयनाः:--भामि० १३२ । 


(वि० ) [ सथा-यत्‌ ] जमाय जाने योग्य, रक्‍्खे 
जाने योग्य, निश्चित या निर्धारित किय जाने योग्य 
“यः (दो दलों के बीच वतंमान) 4. झगड़े का फ़ेसला 
करने के लिए छांटा गया व्यक्ि विवाचक, पंच, निर्णा- 
यक 2. पुरोहित । 
स्थयस्‌ (वि०) (स्त्री० - सी) [स्थिर --ईयसुन, स्थादेश 
म० अ० 'स्थिर' की | दढ़तर, अपेक्षाकृत बलवान । 
१४४ 


स्थेष्ठ (वि०) [ स्थिर--इष्ठन, स्थादेश:, उ० 
स्थिर की ] अत्यन्त दृढ़, बलबत्तर । 

स्थेयंगम [ स्थिर+पष्यञ्य | . दढ़ता, स्थिरता, अचलता 
निशचलता 2. निरन्तरता 3. मन की दुृढ़ता, संकल्प 
स्थायित्व---भग० १३।७ 4. सहनशीलता 5. कड़ा- 
पन, ठोसपना । 

स्थोणय:, स्थौ्णयकः [ 
प्रकार का गंघद्रव्य । 

स्थोरस्‌ [ स्थर--अण्‌ ]. दढ़ता, सामथ्य, शक्ति 2. गधे 
या घोड़े पर लादने का प्रा बोझ । 

स्थोरिन्‌ (नपुं०) [ स्थौर--इनि ] 7. पीठ पर बोझा 
ढोने वाला घोड़ा, लद॒दू घोड़ा 2. मज़बूत घोड़ा । 


स्थौल्यम | स्थूछ--ष्यञा_] बड़प्पन, बिशालता, हृष्ट- 
पुष्टता । 
स्‍नपनम्‌ [ स्‍सना+णिच्‌-+ल्‍ल्यूट, पुक |) . छिड़नना, नह 


अ० 


स्थूणा --ढक, ढकज्य वा | एक 


लाना 2. स्नान करना, पानी में डबकी लगाना - रेज 
जनै: स्नपनसांद्रत राद्रमति:---शि० ५।५७ । 

स्‍्नवः [ स्‍्त्‌ ---अप ] चूना, रिसना, टपकना । 

स्‍नस (म्वा० दिवा० पर० स्नसति स्नस्यति) ॥व. बसना 


2. उगलना (जैसे मुंह से ), परित्याग करना । 

सना (अदा० पर० स्नाति, स्‍्नात) 4. स्नान करना 
नहाना, पानी में डबकी लगाना - मगतष्णाम्भसि 
स्‍नात: 2. ग्रुकुल छोड़ते समय स्नान करने के 
संस्कार का अनष्ठान करना, प्रेर० (स्नापयति - ते 
स्नपयति--ते) नहलाना, गीला करना, तर करना 
छिड़कना - (तोय:) सत्यमेनां स्नपर्याबभूव: कु० ७। 
१०, स्मितस्नपिताघरा--गीत ० १२, उत्तर० ३॥२३, 
कि० ५।४४, ४७, शि० २।७, ८।३, मेघ० ४३, इच्छा ० 
(सिस्नासति ) स्नान करने की इच्छा करना, अप,-मृत्य 
के कारण शोक मनाने के पश्चात्‌ स्नान करना,नि,-गहरी 
ड्बकी लगाना अर्थात्‌ परंगत होना, दे० 'निष्णात । 


स्‍्नातकः [स्ना-क्त--क | (. ब्रह्मचय आश्रम में अध्ययन 
समाप्त कर अनुष्ठेय स्नान की विधि पूरा करने वाला 
ब्राह्मण 2. वह ब्राह्मण जो वेदाध्ययन समाप्त कर 
अभी गरुकूल से लौटा ह और गृहस्थ घम म॑ दीक्षित 
हुआ है 3. वह ब्राह्मण जो किसी धामिक विधि को 
प्रा करने के लिए भिक्ष बना हो ->मन० १११ 
4. पहले तीन वर्णों का कोई पुरुष जो गृहस्थधम मे 
दीक्षित हो चका है । 
स्‍्नानम्‌ [सना भाव ल्यट] . धोना, माजन करना, पानी 
मे डबकी लगाना - ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण 
काइ्यप: श० ४ 2. स्नान द्वारा शद्धि, कोई घामिक 
या सांस्कारिक मार्जन 3. मति का स्नान कराना 
4. कोई, वस्तु जो स्नान या माजन में काम आवे | 
सम० अगारम स्नानगह,- द्रोणी स्नान करने की 


( ११४६ ) 


नांद,--यात्रा ज्येष्ठपूर्णिमा को मनाया जाने वाला 
पव॑ं,--बस्त्रमस्नान का बसत्र--सकृत्‌ कि पीडित॑ 
स्‍्नानवस्त्र मज्चेत द्रतं पप:--हिं० २।१०६,-विधि 
. स्नान करने की किया 2. स्नान करने के उचित 
नियम या रीति । 

स्‍नानोय (वि०) [स्नानाय हित छ] स्नान के लिए योग्य, 
मार्जज के लिए उपयकक्‍त, स्नान के समय पहना 
हुआ वस्त्र,--स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रो्ण वोपयज्यते 
--मालवि० ५११२,-- घम्र जल या और कोई वदार्थ 
(जसे कि उबटना, या सुवासित चुर्ण आदि) जो 
स्नान के उपयक्त हो--रघ० १६।२१। 

स्तापक: [स्ना+णिच+पण्व॒ुल, पुक] अपने स्वामी को 
स्नान कराने वाला या स्नान के लिए सामग्री लाने 
वाला नौकर । 


सनापनम [स्ता+णिच्‌-+ल्यूट, पुक] स्नान कराना, या 
स्‍्तानकर्ता की टहल करना--मन्‌ ० २।२०९ । 

स्तायः[स्नाति शघ्यति दोषोष्नया-स्ना +-उण| 4. कंडरा 
पेशी, नस--स्वल्पं सनायवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्य- 
स्थि गो:--भतं ० २।३० 2. धनष की डोरी । सम० 
--अमन आँखों का एक विशेष रोग । 

सस्‍्नायकः [स्नाय-+-कन]। दे० 'स्नाय । 

स्नाव:, स्‍नावन (पुं०) [स्ना+वन, वनिप्‌ वा] कंडरा 
पेशी । 


स्निग्ध (वि०) [स्निह +क्त] ।. प्रिय, स्नेही, हितेषी 
अन रक्त, प्रमी--मा० ५१२० 2. चिकना, तलाक्त 
मसण, तेल में भीगा हुआ--उत्पश्यामि त्वयि तटगते 
स्निग्भभिन्नाञउ्जनाभ --मेघ ० ५९ स्निग्धवेणीसवर्ण 
-- १८, शि० १२।६३, मा० १०।४ 3. चिपचिपा, 
लसलसा, लेसदार, लिबलिबा 4. प्रभासित, चमकीला 
उज्ज्वल, चमकदार --कनकनिकष स्निग्धा विद्यत प्रिया 
न ममोवंशी--विक्रम० ४।१, मेघ० रे७, उत्तर० 
१।३३, ६।२१ 5. चिकना, स्निग्धकारी 6. गोला, 
तर 7. शान्त 8. कृपालु, मुदु, सौम्य, मिलनसार 
--प्रीतिस्निग्धजंनप्दवध्ठीचन:. पीयमान: - मेघ० 
१६ 9, प्रिय, रचिकर, मोहक, -- रघ० १।३६, उत्तर० 
२॥१४, २३।२२ 0. मोटा, सघन, सटा हुआ--स्निग्घ- 
ज्छायातरुष वसति रामगिर्याश्रमेष (चक्रे )--मेघ ० 
44:तुला हुआ, जमायाहुआए (दृष्टि की भांति) 
टकटकी लगाये हुए,-- ग्घः . मित्र, स्नेही, मित्र- 
सदश, हितषी--विज्ञ: स्निग्धरुप््कतमपि दष्यतां 
याति किचित्‌ ॑- हि० २।१६०, या, स स्निग्घो5कुशला- 
न्रिवारयति य:--सुभा०, पंच० २।१६६ 2. लाल 
एरण्ड का पौधा 3. एक प्रकार का चीड़ का वक्ष 
--ग्धम . तेल 2. मोम 3. प्रकाश, आभा 4. मोटा- 
पन, खुरदुरापन । सम०--जन:ः स्नेही व्यक्ति, हितषी 


मित्र --स्निग्वजनसंधिभकतं हि ढुःखं सह्यवेदनं भवति 
“+-श० ३,--तण्डुछ: एक प्रकार का चावरू जो जल्दी 
उगता ह,--दृष्टि ( वि० ) टकटकी लगाकर देखने 
वाला । 

स्निग्धता,-त्वम्‌ [स्निग्व--तल -+टप्‌, त्व वा] . चिकना- 
पन 2. सोम्यता 3. सुकुमा रता, स्नेह, प्रेम । 

स्निरधा [ स्निग्ध-]-टाप्‌] मज्जा, वसा । 

स्निहू (दिवा० पर० स्निह्यति, स्निग्घ) . स्नेह रखना, 
स्नहानुभूति होना, प्रेम करना, प्रिय होना (अधि० के 
साथ-जिससे प्रेम किया जाय )-कि न खल बाले5स्मि- 
न्नौरस इव पुत्रे स्निद्मयति मे मनः-श० ७, स च स्निह्य 
त्यावयो:-उत्तर० ६ (यहाँ 'आवयो: सम्बन्ध कारक भी 
हो सकता हूं ) 2. अनायास ही अन रक्त होना 3. किसी 
पर प्रसन्‍न होना, कृपा होना 4. चिपचिपा होना 
लसलसा या लिबलिबा होना 5. चिकना या सौम्य 
होना, प्रेर० (स्नेहयति - ते) . चिकनी-चपड़ी बातें 
बनाना, चिकनाना, चिकने पदार्थ से लेप करना 
चिकना करना, तेल लगाना 2. प्रेम कराना 3. विध- 
टित करना, नष्ट करना, मार डालना । 


सन (अदा० पर० स्नौति, सनत) . टपकना, स्रवण करना 
बंद-बंद गिरना, स्रवित होना, पड़ना, रिसना, चना 
2. बहना, धार पड़ना, प्र---,बह निकलना, उडेल देना 
- प्रस्नतस्तनी - उत्तर० रे । 
(पृ०, नपु० ) [ सस्‍ना+कु ] !. पहाड़ का समतल 
भूखंड 2. चोटी, सतह (पहले पाँच बचनों में इस 
शब्द का कोई रूप नहीं होता, कमं० द्वि० व० के 
पश्चात्‌ विकल्प से यह 'सान' शब्द के स्थान में 
प्रयक्‍त होता हूं ) 
(स्त्री०) [ स्‍्न+क्विप्‌ ] सस्‍्नाय, कण्डरा, पेशी । 
(वि० ) [ स्‍न+क्त ] रिसा हुआ. बंद-बंद करके 
गिरा हुआ, बहा हुआ आदि । 
स्‍्नुषा | स्‍नु+सक्‌-- टाप्‌ ] पुत्रवध्‌ - समपास्यत पृत्रभो- 
ग्यया स्नषयवातिकृतेन्द्रिय.य श्रिया--रघ० ८।१४ 
११।७२ । 
स्‍्नृहू ( दिवा० पर० स्नुह्मति, स्नुग्ध या स्‍्नूढ) उलटी 
करना, क करना । 
स्नेह: [ स्निह +घञा ] ॥. अनुराग, प्रेम, कृपालता, 
सुकुमारता --स्नहदाक्षिण्ययोयोगात्‌ कामीव प्रतिभाति 
मे  विक्रम० २।४ (यहाँ इसमें छठा अर्थ भी घटता 
हैं), अस्ति में सोदरस्नहोप्येतेष श० १ 2. तैला- 
कतता, मसृणता, चिकनापन, चिकनाहट (वरशेषिक के 
अनुसार २४ गणों में से एक) 3. नमी 4. चर्बी, 
वसा, कोई भी चिकना पदार्थ 5. तेल मिविष्टविषय- 
सस्‍्नह: स दरशान्तमपेयिवान - रघ० १२।१ पंच ० १ । 
८७, (यहाँ प्रथम अर्थ भी घटता हूँ) रघ० ४॥७५ 


«2 


«4 ८4 


हल 


( ११४७ ) 


दशरीरगत कोई भी तरल पदार्थ जैसे कि वीय॑। 

सम० --अक्त तेल में भिगोया हुआ, चिकनाया हुआ 
चर्बी में लिप्त, -अनुवृत्ति: (स्त्री०) स्निग्ध या मित्रों 
जंसा मेल-जोल,---आहझशः दीपक, --छेदः, -भज्ठः 
मित्रता का दूट जाना,-पूर्वभ (अव्य ०) अनराग 
पृवक,--प्रवृत्ति: (स्त्री०) प्रेम प्रवाह--श० ४।१६, 
--प्रिय (वि०) जिसे तेल अधिक प्यारा हो, (-यः) 
दीपक,--भूः इलेष्मा, --रड्भः तिल,-- बस्तिः (स्त्री० ) 
तेल की सुई लरूगाना, तेल का अनीमा करना, गुदा के 
मार्ग से पिचकारी द्वारा तेल डालना,--विमदित 
(वि०) तेल से मालिश किया गया,--श्यक्ति 
(स्त्री०) प्रेम का प्रकटीकरण, मित्रता का प्रदशंन 
--(भव्ि ) स्नेहत्यक्तिश्चिरविरहजं म॒उन्चतो बाष्प- 
मष्णम --मेघ० १२। 

स्‍्नेहनतू (पु०) [ स्निह +कनिनू, नि०] 3. मित्र 
2. चन्द्रमा 3. एक प्रकार का रोग । ह 

स्नेहत (वि०) [ स्निह +णिच्‌-+-ल्यट |] ॥. मालिश 

करने वाला, चिकनाने वाला 2. नष्ट करने वाला 

--नम्‌ . तेल मालिश, चिकनाना, तेल या उबटना 
मलना 2. चिकनाहट 3. उबटन, स्निग्वकारी । 

स्नेहित (भू० क० कृ०) [ स्निह +णिच्‌--क्त ] . प्रेम- 

पात्र 2. क्ृपालु, स्नेही 3. लिपा हुआ, चिकनाया हुआ 

>>तः मित्र, प्यारा । 

सस्‍्नेहिनू (वि०) ट(स्त्री०--नी) [ स्निह +णिनि ] 
4. अनु रक्‍त, स्नेह करने वाला, मित्र सदश 2. तलाक्त 
चिकना, चर्बी युक्त (पूं०) . मित्र 2. मालिश करने 
वाला, लेप करने वाला 3. चित्रकार । 

स्नेह: [स्निह उन] 4. चन्द्रमा 2. एक प्रकार का शोग। 

सन (म्वा० पर० स्नायति) पट्टी बांघना, लपेटना, सुडौल 
करना, भावृत्त करना, परिवेष्टित करना । 

स्‍्नगथ्यम्‌ | स्निग्ध--ष्यणआ ] 4. चिकनाहट, स्निग्धता 
फिसलन, चिक्कणता 2. सुकुमारता, प्रियता 3. चिक- 
तापन, मृदुता । 

स्पन्द्‌ (स्वा० आ० स्पन्दते, स्पन्दित) !. घड़कना, धकथक 
करना अस्पन्दिष्टाक्षि वाम॑ं च --भद्ठवि० १५॥२७, 
१४।८ ३ 2. हिलना, कांपना, ठिठरना 3. जाना, गति- 
शील होना, परि--,घड़कना, कांपना, वि.-, इघर- 
उधर घूमना, संधर्ष करना । 

स्पन्दः | स्पन्द--घज्म । . घड़कन, घकधक 2. कंपकंपी 
थरथराहट, गति--मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि 
विमदन--भतं ० ३॥५१ । 

स्पन्दनम्‌ | स्पन्द --ल्यट | 4. घड़कना, नाड़ी का फ़ड़कना, 
थरथराहट, कंपकंपी--वामाक्षिस्पंदनं॑_ सूचयित्वा 
मा० १, इसी प्रकार अधर", बाहु”ण, शरीर” आदि 
2. थरथरी, घड़कन 3. अभंक में जीव का स्फ्रण | 


स्पन्दित (भू० क० कृ० ) [ स्पन्द--क्त ] , थरथरीयक्त 
ठिठुरा हुआ 2. गया हुआ,--तम्‌ नाडी का स्फरण, 
घड़कन, धकधघक । 

स्पक्ष (म्वा० आ० स्पघंते) !. स्पहा करना, होड़ लगाना, 
मुकाबला करना, प्रतिद्वन्द्विता करना, प्रतियोगिता 
करना, - अस्पधिष्ट च रामेण--भद्ठगि० १५६५ 
कस्तस्सह स्पर्घते --भत॑ ०» २।१६ 2. ललकारना 
चुनोती देना, उपेक्षा करना, प्रति--, बि---, चुनौती 
देना, ललकारना । 

स्पर्धा | स्प्ध ---अडू-+-टाप्‌ | प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्रिता 
होड़--आत्मनस्तु बुध: स्पर्धा शुद्धधीब ह्वमनन्‍्यत 2. ईर्ष्या 
डाह 3. चुनौती 4. समानता । 


स्पधिन्‌ (वि०) (स्त्री ०--नी) | स्पर्धा+-इनि | 4. प्रति- 
दन्द्रिता करने वाला, होड़ करने वाला, प्रति 
योगिता करन वाला, प्रतिस्पर्धाशील--तवाध रस्पधिष 
विद्रुमंषु--रघु० १३॥१३, १६।६२ 2. प्रतिस्पर्धी 
ईष्याल 3. घमंडी,---( पुं० ) प्रतियोगी, समकक्ष 


स्पहों ( चुरा० आ० स्पशयते ) . लेना, पकड़ना, छना 
पिसना संयक्‍्त होना 3. आलिगन करना 

आइलेषण । 

स्पशेंः | स्पश (स्पश वा) -+-धञ | 4. छना, संपक 
(सभी अर्थों में--तदिदं स्पशेक्षमं रत्नमू-श० १॥२८ 
२।७ 2. संयोग (ज्यो० में) 3. संघर्ष, मठभेड़ 
4. भावना, संवेदना, छने से होने वाला ज्ञान 5. त्वचा 
का विषय, स्पशयोग्यता, स्पशंगूण -- स्पशेंगूणों वाय 
--तक० 6. प्रभाव, रोग, बीमारी का दौरा 7. रोग 
व्याधि, विकृति, आदि या मनोव्यथा 8. (क्सेम 
तक ) पाँचों वर्गों में कोई सा व्यंजन -- कादयो मानता 
स्पर्शा: 9. उपहार, दान, भेंट 40. हवा, वाय 
84, आकाश 42. एक रतिबंध,--ञ्रा कुलटा, पृंश्चली । 
सम०--अज्ञ (वि०) स्परशेज्ञान से रहित, संवेदनशून्य 
--इन्व्रियम स्पनञ्न का ज्ञान, या स्पशज्ञान प्राप्त करने 
वाली इन्द्रिय.--उदय (वि०) जिसके पीछे व्यंजन 
वर्ण हो, -उपलः,--मणिः पारस पत्थर - तन्मात्रम 
वह तत्त्व जिसका छने से ज्ञान हो,--लूज्जा छईमई 
का पौधा - वेद्य (वि०) स्पशे के द्वारा जिसका ज्ञान 
हो - संचारिन्‌ (वि०) संक्रामक, छुत का,--स्मानम 
सूयग्रहण या चंद्रग्रहण आरम्भ होने पर स्नान,-स्पन्वः, 
--स्यन्दः मेंढक । 

स्पशेन (वि०) ((स्त्री०-नौ) [ स्पश्‌_ _- (स्पृश्‌ वा) 
+-ल्यट ] 4. छूने वाला, हाथ लगाने वाला 2. ग्रस्त 
करने वाला, प्रभाव डालने वाला,--नः हवा, वाय 
-- नम !. छना, स्पश, संपर्क 2. संवेदन, भावनां 
3. स्पश रिद्रिय या स्पशजन्य ज्ञान 4. भेंट, दान । 


( ११४८ ) 


स्पशेनकर्म [ स्पर्शन-कन्‌ ] सांख्यदशंन में प्रयुक्त त्वचा 
का पर्यायवाची शब्द । 

स्पशंवत्‌ (वि०) | स्पर्श-|मतुप्‌ ] . स्पर्श किये जाने 
के योग्य.2. मद, छूने में रुचिकर या कोमल--कु० 
१५५ । 

स्पर्ष (म्वा० आ० स्पषते) गीला या तर होना । 

स्पष्ट (पुं०) [ स्पश--तृच्‌ ] मनोव्यथा, शरीर में 
विकार, रोग । 

स्पद्न (म्वा० उभ० स्पशति) . अवरुद्ध करना 2. दायित्व 
ग्रहण करना, संपन्न करना 3. नत्थी करना 4. छूना 
देखना, निहारना, स्पष्ट दृष्टिगोचर होना, जासूसी 

-“ करना, भांपना, भंद पाना । 

स्पद्: | स्पश्‌--अच ] (. भेदिया, गुप्तचर,-स्पर्श शनगत- 
वति तत्र विद्विषाम -शि० १७।२०, दे० “आपस्पश 
भी 2. लड़ाई, संग्राम, यद्ध 3. (पुरस्कार पाने के 
लिए) जंगली जानवरों से लड़ने वाला, या एंसी 
लड़ाई । 


स्पष्ट (वि०) [ स्पश-+क्त | जो साफ़ साफ़ देखाजा 
सके, व्यक्त, साफ़ दृष्टिगोचर, साफ़, सरल, प्रकट 
-- स्पष्टे जाते प्रत्यष-का० “जब धूप खिल गई थी 
स्पष्टाकृति:-रघ ० १८।३०, स्पष्टा्थ:-आदि 2. वास्त- 
विक, सच्चा 3. पूरा खिला हुआ, फूला हुआ 4. साफ़ 
साफ़ देखने वाला,-- ष्टम्‌ (अव्य०) . स्पष्ट रूप से 
साफ़ तौर पर, साफ़-साफ़ 2. खुल्लमख्‌ल्‍ला, साहस 
पूर्वक (स्पष्टीकू साफ़ करना, प्रकट करना, व्याश्या 
खोल कर कहना) । सम० - गर्भा वह स्त्री जिसके 
गर्भ के चिह्न साफ़ देख पड़ें,--प्रतिपत्ति: (स्त्री०) 
स्पष्ट ज्ञान, शद्ध प्रत्यक्षज्ञान,-भाषिन्‌,--वकक्‍तृ (वि० ) 
साफ़-साफ़ कहने वाला, मुंहफट, खरा, सरल । 


स्प (भ्वा० पर० स्पृणोति) ]. मुक्त करना, उद्धार करना 
पुरस्कार देना, अनुदान देना, प्रदान करना 3. रक्षा 

करना 4. जीवित रहना । 
पक्का [ स्पृश+ कक पृषो० शस्य कः ] एक जंगली 

पौधा । 

स्पश [ तुदा० पर० स्पृशति, स्पृष्ट ] . छूना--स्पृशननपि 
गजो हन्ति-- हि० ३।१४, कर्ण पर स्पृशति हन्ति पर 
समलम--पंच ० १।३०४ 2. हाथ रखना, थपथपाना, 
छना--कु० ३॥२२ 3. जुड़ जाना, चिपक जाना 
संपक्त होना 4. पानी से घोना या छिड़काब करना 
मन ० २।६० 5. जाना, पहुचना--श० २।१४, रघु० 
३।४३ 6. प्राप्त करना, हासिल करना, विशेष स्थिति 
पर पहुँचना --महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्तिव--रघु ० 
३॥३२ 7. कार्य में परिणत करना, प्रभावित करना 
ग्रस्त करना, पसीजना, द्रवीभूत होना --मुद्रा ० ७३१६, 
कु० ६९५ 8. संकेत करना, उल्लेख करना--श्रर० 


(स्पशंयति-ते) . छुवाना 2. देना, प्रस्तुत करना 
--गा: कोटिशः स्पर्शयता घटोघ्नी:---रघु० २।४९, 
अप--उपस्पश॒, अभि---,छना, उप--,. छूना 2. शरीर 
मनु० ढं। 
१४३ 3. आचमन करना, पानी देना, कुल्ला करना 
--स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशज्च--भट्टि० २।११, मनु० 
२॥५३, ५१६३, अप उपस्पद्य 4. स्‍्तान करना-- रघु ० 
५॥।५९, १८।३१, परि-, छूना, सम्‌--, [. छूना 
पानी से छिड़नाव करना--मन्‌० २॥५३ 3. सम्पर्क 
स्थापित करना । 
स्प्श्‌ (वि०) [ स्पृशू--क्विप्‌ ] (समास के अन्त में 
प्रयकत ) जो छुता है, छूने वाला, ग्रस्त करने वाला 
बेघने वाला,--ममंस्पृश, हृदिस्पृश् आदि । 
स्पष्ट (भू० क० कृ०) [ स्पश-कक्‍्त | !. छूआ हुआ, 
हाथ लगाया हुआ 2. सम्पर्क में आया हुआ, स्पर्शी 
पहुँचने बाला, उपयोग करने वाला, विस्तार पान 
वाला---अस्पष्टपुरुषान्तरम्‌- कु० ६॥७५ 4. ग्रस्त, 
पकड़ा हुआ -मेंघ० ६९, अनघस्पृष्टमू-रघु० १०१९ 
5. गन्दा, मलिन--मन० ८।२०५ 6. जिल्धा के पूण 
स्पर्श से बना हुआ (पांचों वर्गों में से कोई सा वर्ण ) 
अचोउस्पष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्पृष्टा शलः स्मृता: | शेषा 
स्पष्टा हल: प्रोक्ता निबोधानप्रदानत:--शिक्षा० ३८ । 
स्पष्टिः--स्पष्टिका (स्त्री०) [ स्पृश+वितन्‌, स्पृष्टि 
-+-कन--टाप | छना, सम्पर्क - तद्दयस्यथ अस्मच्छरी र- 
स्पृष्टिकया शापितोइसि--म॒च्छ ० ३ । 
स्पह (चुरा० उभ० स्पृहयति-ते) कामना करना, छलाला- 
यित होना, इच्छा करना, उत्सुक होना, चाहना (सप्र० 
के साथ) स्पृहयामि खल दुलेलितायास्म - श० ७, 
तपःक्लेशायापि स्प्हयन्ती - का०, न मंथिलेयः स्पृहयां- 
बभूव भर््रे दिवो नाप्यलकेश्वराय - रघु० १६।४२, 
भत॒० .२।४५ । 
स्पहणम्‌ [ स्पृ् +ल्युट्‌ ] इच्छा या कामना करने की 
क्रिया, लालायित होना । 
स्पहणीय (वि०) [ स्पृह +अनीयर्‌ ] चाहने के योग्य 
अभिलषणीय, स्प॒हा के योग्य, वांछनीय - अहो 
बतासि स्पृहणीयवीय:--कु० ३॥२०, वन्या त्वमंव 
जगतः स्पहणीयसिद्धि मा० १०।२१, परस्परेण 
स्प्हणीयशोभ॑ न चेदिदं॑ दन्द्रमयोजयिष्यत्‌ू_ रघु० 
७।१४, कु० ७।६०, उत्तर० ६॥४० । 
स्प्हयाल (वि०) [स्पृह+णिच्‌+आलच्‌ | इच्छा करन 
वाला, लालायित, उत्सुक, उत्कण्ठित (संप्र० या 
अधि० के साथ) भोगेम्यः स्पुहयालवो न हि वयम्‌ 
--भतुं० ३।६४, तपोवनेषु स्पृहयाल॒रेब---रघु० 
१४।४५ | 
सस्‍्पृह्ा | स्पृह +अचू +टाप्‌ | इच्छा, 


उत्सुकता, प्रबल 


( ११४९ ) 


कामना, लालसा, ईर्ष्या, अभिलाषा--कथमन्य करि- 
 ष्यक्ति पुत्रेम्य: पृत्रिण: स्पहामू--वेणी० ३॥२९, 

रघु० ८|३४। 

स्पृह्म (वि०) [स्पृह +णिच्‌ --यत्‌ | वांछनीय, स्पर्धा के 
योग्य,--ह्वाः बिजोरा तीब । 

सस्‍्प्‌ृ (क्रमा० पर० स्पृणाति) आघात करना, मार डालना । 

स्प्रष्टू (पुं०) दे० 'स्पष्टू । 

स्फट (भ्वा० पर० स्फटति) फट पड़ना, फलना । 

स्फटः [स्फट-|+ अच| साँप का फेलाया हुआ फण तु० 
फट-टा । 

स्फटा [स्फट-+टाप्‌ | ॥. 
2, फिटकिरी । 


स्फटिकः [स्फटि+-क--क | बिलौर, काचमणि --अपगतमले 
हि. मनस स्फटिकसणाविव रजनिकरगभस्तय: सुखं 
प्रविशन्त्युपदेशगणा:-का ० । सम०-अचलः मेरु पव॑त 
-- अद्रिः कलास पहाड़, भिद्‌ ( पूं०) कपूर अध्सन 
“-अत्मन,--सणि (पुं०) शिला बिल्लोर पत्थर । 
स्फटिकारि:, स्फटिकारिका (स्त्री०) फिटकिरी । 
स्फटिकी [फटिक--डीपू | फिटकिरी । 
स्फण्ट्‌ ! ( म्वा० पर० स्फण्टति ) फट पड़ना, खिलना, 
फू्लना। . * 
0 ( चुरा० उभ० स्फण्टयति-ते ) मखौल करना, 
मज़ाक करना, हंसी उड़ाना। 
स्फर्‌ दे० स्फूर । 
स्फरणम्‌ |[स्फर्‌ --ल्यट्‌ | कांपना, थरथराना, धड़कना । 
सफल (भ्वा० पर० स्फलति ) कांपना, थरथराना, घड़कता, 
लरजना, (चुरा० उभ० या प्रेर० स्फालयति-ते ) 
कंपा देना, हिला देना, आ -, . कंपाना, फड़फड़ाना, 
हिलाना, डलाना 2. आघात करना, प्रपीडित करना, 
छपछप करना - आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्र: - रघ० 
१६।१३, उत्तर० ५१९ 3. आघात करना, अनचित 
लाभ उठाना--शि० १।९ 4. (घनष को ) टंकारना । 
स्फाटिक (वि०) (स्त्री०--की ) [स्फटिक +-अण्‌ | विल्लौर 
पत्थर का, - कम्त बिल्लौर पत्थर । 
स्फाटित (भू० क० कृ०) [स्फट+णिच्‌ --क्त] फाड़ा 
हुआ, फटा हुआ, फूला हुआ, विदीर्ण किया हुआ । 


स्फातिः (स्त्री०) [स्फाय-+-क्तिन, यलोप:) . सृजन, 
शोथ 2. वृद्धि, बढ़ती । 

स्‍्फायू (म्वा० आ० स्फायते, स्फीत) ॥4. मोटा होना 
बड़ा होना, विस्तारयक्त होना, विशाल होना 2. सूजना 
बढ़ना, फूलना - संदुघक्षे तयोः कोप: पस्फाय शस्त्र- 
लाघवम्‌ - भटद्ठि ० १४॥१०९--प्रेर० (स्फावयति-ते ) 
बढ़ाना, विकसित करना, विस्तारयक्त करना, बड़ा 
करना---तावत्स्फावयतां शकक्‍तीर्बाणांइचाकिरतां मुहु 
--भट्टि० १७४३, ४॥३३, १२।७६, १५।९९ । 


साँप का फंलाया हुआ फण 


स्फार (वि०) [स्फाय--रक्‌] . विस्तृत, बड़ा, बढ़ा हुआ 
फुलाय। हुआ--स्फा रफुल्लत्फणापीठनियंत्‌-आदि-मा ० 
५।२३२, महावीर० ६।३२ 2. अधिक, पुष्कल - महा- 
वीर० ५१२, भतृं० ३।४२ 3. ऊंचा (स्वर), -र 
. सूजन, वृद्धि, विस्तार, विकास 2. (सोने में पड़ी 
हुई) फुटकी 3. उभार, गिल्टी 4. घड़कना, थरथरी- 
यक्‍त स्पन्दन, घकथक 5. टंकार,--रम प्रचरता 
आधिक्य, पुष्कलकता (स्फारीभ सूज जाना, फलना 
फंलना, बढ़ना, वृद्धि होना -सुस्निग्धा विमखीभवन्ति 
सुहृद:ः स्फारीभवन्त्यापद: मच्छ० १।३६ । 

स्फारण [स्फुर--णिच--ल्यूट, स्फारादेश:| थरथराहट, 
स्फुरण, कंपकंपी । 

स्फालः [ स्फाल ---घजञ्न | थरथराहट, धकधक, धड़कन, 
कंपकपी । 

सस्‍्फालनम [स्फाल--ल्‍ल्यूट्‌ | 4. स्पन्दन, धकधक 2. हिलाना- 
डलाना 3. रगड़ना, घिसना 4. थपथपाना, सहलाना 
(घोड़े आदि को ), धीरे-धीरे हाथ फेरना । 

स्फिच (स्त्री०) [ स्फायू+डिच्‌ ] चूतड़, कल्हा,--अंस- 
स्फिकपृष्ठपिण्डाद्यवयवसुलभान्य ग्रपूतानि जग्ध्वा--मा ० 
५१६ । 

स्फिद्‌ (चुरा० उभ० स्फेटयति--ते) 4. चोट पहुँचाना 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 2. घृणा करना 3. प्रेम 
करना 4. ढकना । 

स्फिट्टू (चुरा० उभ० स्फिट्टयति --ते) चोट पहुँचाना 
आदि, दे० ऊपर “स्फिट । 

स्फिर (वि०) [ स्फाय-+किरच्‌, म० अ० स्फंय्स, उ० 
अ० स्फंष्ठ |] 4. प्रचुर, प्रभूत, बहुत 2. बहुत से 
असंख्य 3. विस्तृत, आयत । 


(भू० क० क्ृ०) [स्फाय्‌+क्त, स्फो आदेश: ] 
. सूजा हुआ, बढ़ा हुआ--वेणी० ५।४० 2. मोटा, 
पीन, बड़ा, विस्तृत, विज्ञाल 3. बहुत से, असंख्य 
अधिक, पर्याप्त, पुष्कल, प्रचुर 4. पवित्र--भामि ० 
४१३. सफल, सम॒द्ध, फलता-फूलता 6. पत्‌॒क रोग 
से ग्रस्त (स्फीतीकृत बड़ा करना, विस्तृत करना) । 
स्फोतिः [ स्फाय-+-क्तिन्‌, स्फी आदेश: | . बद्धि, बढ़ती 
विस्तार 2. प्राचयं, यरथेष्टता, पृष्कलकता--धनधान्यस्य 
च स्फीति: सदा में वर्ततां गृहे 3. समद्धि । 
स्फ्‌ट ! (तुदा० पर०, भ्वा० उभ० स्फुटति, स्फोटति - ते 
स्फुटित) 4. फट जाना, अकस्मात्‌ फूट जाना, ट्ट 
जाना, अचानक विदीण्ण होना, दरार पड़ना, भंग होना. 
-> हा हा * देवि स्फुटति हृदयं स्नंसते देहबन्ध:-उत्तर ० 
३।३८, स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन गीत० ७ 
भट्टि० १४॥५६, १५।७७ 2. फूलना, खिलना, फूल 
देना, कुसुमित होना--स्फुटति कुसुमनिकरे विरहि 
हृदयदलनाय -- गीत० ५, पंच० १।१३६ - काव्य० 


( ११५० 


२३।१६७ 3. भाग जाना, छलांग लगाना, तितर- 
वितर करना,- तुरजड्भ:ः पुस्फुटभीता:--भट्ठटि ० १४६, 
१०।८ 4. दृष्टिगोचर होना, निगाह में पड़ना, प्रकट 
होना, स्पष्ट होना । 

] (चुरा० उभ० स्फुटयति--ते) 4. फटना, तरेड़ 
आना, टट जाना 2. निगाह में पड़ना,--प्रेर ० स्फोट- 
यति--ते, 4. फट कर टकड़े टकड़े होना, खंडश 
होना, खोल कर फाड़ना, तरेड़ डालना, बांटना 
.2. प्रकट करना, बतलाना, स्पष्ट करना 3. खोलना 
भंडाफोड़ करना 4. चोट पहुँचाना, नष्ट करना, मार 
डालना 5. पछोड़ना 


(वि०) [ स्फुट+क |] !. फट पड़ा, टूट कर टकड़े 
' हुआ, ट्टा हुआ, खंडित 2. खिला हुआ, फूला हुआ 
प्रफुल्लित - स्फुटपरागपरागतप द्वरुजम्‌--शि०  ६॥२५ 
3. प्रकटीकृत, प्रदर्शिश,। स्पष्ट किया हुआ 
4. साफ़, स्पष्ट, साफ दिखाई देने वाला या व्यक्त 
--अत्र स्फुटो न कश्चिदलद्भार:--काव्य० १, कु० 
५।४४, मेघ० ७०, कि० ११॥४४ 5. प्रत्यक्ष --उत्तर० 
३।४२ 6. दवेत, उज्ज्वल, शभ्रन--मकक्‍ताफलं वा 
स्फुटविद्रमस्थम्‌ -- कु० १४४ 7. सुविदित, प्रसिद्ध 
“स्फुटनृत्यलीलमभवत्सुतनो:-- शि० ९।७९ (प्रथित) 
प्रसारित, विकीर्ण 9. उच्च 0. दृश्यमान, सत्य 
-टम्‌ (अव्य०) स्पष्ट रूप से, विशदतया, साफ़ तौर 
पर, निश्चय ही, प्रकट रूप से | सम० - अर्थ (वि० 
. बोधगम्य, स्पष्ट 2. सा्थंक,-- तार (वि०) जिसमें 
तारे रूपी रत्न जड़े हुए हों, उज्ज्वल,--फलम्‌ (ज्या० 
) 4. किसी ज़िकोण का यथार्थ क्षेत्रफल 2. किसी 
गणित का मूफल,--सारः किसी ग्रह या तारे का 
वास्तविक आयाम,-- सूर्यंगतिः (स्त्री०) सूर्य की दृश्य- 
मान या वास्तविक गति । 
स्फूटनम्‌ [ स्फुट-+ल्यूट ] 4. तोड़ कर खोलना, फाड़ 
देना, फूट जाना, फट कर खल जाना 2. प्रसार होना, 
खलना, प्रफुल्लित होन, 
स्फूटिः,--ठी (स्त्री०) [ स्फुट-+-३इन्‌, पक्षे डीष | परों की 
खाल का फट जाना, बवाई, परों का दुःखना या 
सृजन । 
स्फूटिका [ स्फुटि+कन्‌+टाप्‌ | टूटा हुआ छोटा टुकड़ा, 
[ड, फांक । 
स्फटित (भू० क० कृ०) [ स्फुट+क्त | 4. फटा हुआ, 
टूट कर खुला हुआ, खंड-खंड हुआ, तरेड़ आया हुआ 
2. म॒कुलित, खिला हुआ, प्रफुल्लित (जसा कि 
फल ) 3. स्पष्ट किया गया, प्रकट किया गया 
दिखलाया गया 4. फाड़ा हुआ, नष्ट 5. हंसी उड़ाया 
हुआ। सम०-चरण (वि०) जिसके पर फेले हों 
बाहर को निकले हुए चोड़े चपट पर वाला । 


] न्‍स्‍ 


स्फुट्ू (चुरा० उभ० स्फुद्यति-ते) तिरस्कार करना 


अपमान करना, निरादर करना । 


स्फुड (तुदा० पर० स्फुडति) ढकना । 
स्फुष्ट  (म्वा० पर० स्फुण्टति) खोलना, फूलाना । 


॥ (चुरा० उभ० स्फुण्टयति-ते) मखौल करना 
मज़ाक करना, उपहास करना । 


स्फुण्ड (म्वा० आ०, चुरा० उभ० स्फुण्डते, स्फुण्डबति-ते ) 


दे० 'स्फुण्ट्‌ । 


सस्‍्फुत्‌ (अव्य०) एक अनुकरण परक ध्वनि ।- करः आग, 


--कारः 'स्फुत्‌' ध्वनि, चटचटाने की आवाज़ | 


स्फुर्‌ (तुदा० पर० स्फुरति, स्फुरित) . (क) धरथराना 


फरकना (जंसे आंख का) - शान्तमिदमाश्रमपदं 
स्फुरति च बाहु: कुत:ः फलमिहास्य - श० ११५, 
स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलूम्ब्यते-- मा० १॥८ 
(ख) हिलना, कांपना, ररजना, थरथराना-- स्फुरद- 
घरनासापुटतया--उत्तर ० १।२९, ६।३३ 2. खसोटना, 
संघ करना, विक्षुब्ध होना - ह॒त॑ पथिव्यां करुणं 
स्फुरन्तम्‌-- राम० 3. कृच करना, फेंकना, आगे उछ- 
लना-पुस्फुरुवंषभा: परम्‌--भद्वि ० १४।६ 4. पीछ की 
ओर उछलना, पलूट कर आना 5. उछलना, फट 
निकला, उदगत होना, उठना--धमंतः स्फुरति निमंल 
यश: 6. दृष्टिगोचर होने रूगना, दिखाई देने रूगना 
प्रकट होने लगना, स्पष्ट दिखाई देना, प्रदर्शित होना 
- मुखात्स्फुरन्तीं को हतंमिच्छति हरे: परिभयं दंष्टाम्‌ 
-“मुंद्रा० १।८, रचितरुधिरभषां दृष्टिमोषे प्रदोषे 
स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाम - गीत० ११ 
7. दमक उठता, जगमगाना, चिगारी उठता, चमकना 
झलकना, टिमटिमाना--सफुरति कुचकुम्भयोरुपरि 
मणिमञ्जरी रज्जयतु तव हृदयदेशम॒ गीत० १० 
(तया) स्फुरत्प्रभामण्डलया चंकाशे कु० १२४ 
रघ० २३॥।६०, ५१५१, मघ० १५२७ 38. चमकना 
विशिष्टता दिखाना, प्रमख होना-- पंच० १२७ 
9. अचानक मन में फुरना, अकस्मात्‌ स्मृति में आना 
0. थरथराते हुए चलना 4. खरोंचना, नष्ट करना 
“"ेश्रर० (स्फारयति-ते, स्फोरयति-ते ) . थरथराना 
2. चमकाना, जगमगाना 3. फेंकना, डाल देना, अप-- 
चमक उठना, अभि---4. फंसला, प्रक्रीर्ण होना, फलना 
2. ज्ञात होना, परि - ,धड़कना, फरकना, घकधक 
करना- तस्या: परिस्फुरितगर्भभरालसाया: -- उत्तर० 
३।२८, प्र--, 7. फरकना, कांपना 2. फलना, प्रसत 
होना--प्रास्फुरन्नयनम्‌्--महा० 3. दूर-दूर तक 
फेलना, विख्यात होना--संस्थितस्य गणोत्कषं: प्राय 
प्रस्फुरति स्फुटम--सुभा०, वि--, 7. फरकना, 
कांपना 2. संघर्ष करना 3. चमकना, दमकना 
“उत्तर० ४ 4. (धनुष को) तानना, टंकारना 


( ११५१ ) 


(इसी अर्थ में प्रेर० रूप प्रयक्‍त होता हैँ) --एको5पि 
विस्फुरितमण्डलचापचक्र कः सिन्धराजमभिषेणयित्‌ 
समर्थ:--वेणी ० २।२५, कि० १४॥३१ । 

स्फुरः [ स्फुर भावे घठझ्म ] . धड़कना, थरथराना, फर- 
कना 2. सूजन 3. ढाल । 

स्फ्रणम्‌ | स्फुर--ल्यट | 4. घड़कना, फरकना, थरथ- 
राता 2. शरीर के अंगों का (शुभाशुभसूचक ) फरकना 
3. फट निकलना, उदित होना, दिखाई देने लगना 
4. चमकना, दमकना, जगमगाना, झलकना, टिमटिमाना 
5. मन में फुरना, 'अचानक स्मरण हो आना । 

स्फ्रत्‌ (वि०) |[ स्फुर--शत्‌ | घड़कने वाला. चमकने 
वाला । सम० उल्का उल्कापिड, टटा तारा । 

स्फूरित (भू० क० कृ०) [ स्फ्र--क्त ] . कंपायमान, 
घड़कता हुआ 2. हिला-डला 3. चमकीला, दमकने 
वाला 4. अस्थिर 5. सूजा हुआ,--तम्‌ . धड़कना 
फरकना, थरथराहट 2. विक्षोभ या मन का संवेग । 

स्फुच्छे (म्वा० पर० स्फ्च्छेति) . फंलना, विस्तृत होना 
८. भूल जाना । 

स्फूर्ज (म्वा० पर० स्फर्जति) ।. गरजना, गरजनध्वनि, 
घमाधम होना, विस्फोट होना,--मनु ० १।५३ 2. दम- 
कना, चमकना 3. फट पड़ना, फूटना, स्फजंत्येव स 
एष सम्प्रति मम नन्‍्यक्कारभिन्नस्थिते: -महावीर० 
३।४०, वि--, . दहाड़ना, गरजना 2. गंजना 
3. बढना 4. चमकना, प्रतीत होता--भस्त्य॑वं जडधा- 
मता तु भवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फर्जेसे--काव्य ० १०॥ 

स्फुल (तुदा० पर० स्फुलति ) 4. कांपना, घड़कना, धक- 
घक करना 2. लूपकता, अचानक आ पड़ना 3. स्वस्थ- 
चित्त होना 4. मार डालना, नष्ट करना । 

स्फुलम्‌ [स्फुल--क] तंब, खेमा । 

स्फूलनम्‌ | स्फुल--ल्यूट्‌ | कांपना, थरथ राना, फरकना । 

स्फूलिड्र:,-- गम्‌, स्फुलिड्रा [ स्फुल---इद्भक | आग की 
चिगारो,--स्फुलिगावस्थया बद्िरेघापेक्ष इव स्थित 
--श० ७।१५, वेणी० ६।८ । 


स्फर्ज: [ स्फुर्ज -- घञ्म ] . बादलों की गड़गड़ाहट 2. इन्द्र 


का वज्च 3. अकस्मात्‌ फूट निकलना या उदय होना 
-जसा कि “नम॑स्फर् में 4. नायक-नायिका का 
प्रथम मिलन जिसके आरंभ में आनन्द और अन्त में 
भय को आशंका रहती है । 

स्फूजथः [ स्फुज -|- अथूच्‌ ] बिजली की गड़गड़ाहट, गरज । 

स्फूतिः (स्त्री०) [ स्फुर (स्फुच्छ ) --क्तिन | !. घड़कन 
स्फुरण, थरथराहट 2. छलांग, चौकड़ी 3. कुसुमित 
प्रफुल्लित 4. प्रकटीकरण, प्रदर्शन 5. मन में फ्रना 
6, काव्य को उद्धावना । 

स्फ्तिमत ( वि०) [ स्फति--मतुप्‌ | 4. घड़कने वाला 
थरथरान वाला, विक्षब्ध 2. कोमल हृदय । 


स्फयस्‌ (वि०) अतिशयन स्फिरः, ईयसुन, स्फादेश: 'स्फिर 
की म० अ०] प्रचूर तर, अपेक्षाकृत विस्तारय॒क्त । 

स्फेष्ठ (वि०) [ स्फिर--इष्ठन्‌, स्फादेश:, 'स्फिर की 
उ० अ० | प्रचरतम, अत्यंत विस्तारयक्त । 

स्फोट: [ स्फूट करण .घञ्णम ] . फूट निकलना, चटक कर 
खुलना, फट पड़ना 2. भेद खुलना ज॑सा कि “नरंस्फोट 
में 3. सूजन, फोड़ा, रसोली 4. शब्द के सुनने पर मन 
में आने वाला भाव, शब्द सुन कर मन में उत्पन्न होने 
वाला विचार--बधवंयाकरण: प्रधानभूतस्फोटरूपव्य- 
ज्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार: कृत: --काव्य ० 
१, सवे० भी दे० (पाणिनीयदशन) 5. मीमांसकों 
द्वारा माना हुआ नित्य शब्द । सम ०-बीजकः भिलावाँ | 

सस्‍्फोटन (वि०) (स्त्री०-नी) [ स्फुट-+-ल्यट | फाड़कर 
अलग-अलग करना, प्रकट करना, भेद खोलना, स्पष्ट 
करना,-- नः परस्पर मिले हुए व्यंजनों का अलग-अलग 
उच्चारण, - नम्‌ फाड़ना, अचानक फट पड़ना, टुकड़े 
टकडे होना, चटकना 2. अनाज फटकना 3. अंगलियों 
को ग्रन्थियां चटखाना, अंगूलियाँ चटकना 4. दो मिले 
हुए व्यंजनों का अलग करना । 


सफोटनी [ स्फोटन--डीपू |] सूराख करते का औजार, जमीन 
का बरमा, बरमा । 

स्फोटा [ स्फोट-|-टाप | साँप का फलाया हुआ फण। 

स्फोटिका [स्फुट-ण्वुल--टापू, इत्वम्‌| एक पक्षीविशेष । 

स्फोरणम्‌ (दे० स्फुरणम ) 

स्फ्यम्‌ [| स्फाय--यत्‌, नि० साधु: | थनज्ञों में प्रयुक्त होने 
वाला तलवार के आकार का एक उपकरण--मनु० 
५॥११७, याज़्ञ ० १।१८४ । सम०--बतेनि: इस उप- 
करण द्वारा बनाया गया चिह्न (खूड) । 

स्व दे० स्व । 

सम (अव्य०) [स्‍स्मि+ड | एक प्रकार का निपात जो 

वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ (या वतंमान 

कालिक कृदंत शब्दों के साथ) जूडकर भूतकाल का 

अर्थ देता ह.ं -भासुरको नाम सिंह: प्रतिवसति सम 

-पंच० क्रीणन्ति सम प्राणमूल्ययशांसि-शि० १७१५ 

2. शब्दाधिक्य निपात (बह॒धा निषधात्मक निपात के 

साथ जोड़ा जाता हैं - भतुविप्रकृतापषि रोषणतया मा 
प्रतीप॑ गम:- श० ४।१७, मा सम सीमन्तिनी- 

काचिज्जनय त्पुत्रमीदृशम्‌ - हि. २।७ । 


समय: [स्मि--अच |] . आइचय, अचंभा, ताज्जुब 2. अभि- 
मान, घधमंड, हेकड़पना, गव॑ तस्म स्मयावेशविवर्जि- 
ताय--रघु० ५११९, भत्‌ ० ३।२, ६९९ । 

स्मरः [ सम भावे अप ] ॥. प्रत्यास्मरण, याद 2. प्रेम 
3. कामदेव, प्रेम का देवता,-स्मरपयेत्सुक एवं माधव 
--कु० ४॥२८, ४२, ४३, सम०--अडकुशः . अंगली 
का नाखून 2. प्रेमी, कामातुर व्यक्ति,--अगरारम्‌ 


( ११५२ ) 


“:कूपकः,-- गृहम सन्दिरस्‌ स्त्री की योनि, भग, 
-अन्ध (धि०) कामांघ, प्रेममुग्ध,--आतुर -- आते 
“उत्सुक (यि०) काम से पीडित, कामतप्त, काम- 
दग्ध,-- आसव: लार,-- कमन्‌ (नपुं ० ) कोई भी काम्‌ 
कतापर्ण व्यवहार, स्वेरक्ृत्य,-- गुरु: विष्ण का विशेषण 
”-छत्रम भगशिश्निका, - दशा शरीर को कामजन्य 
अवस्था (यह दस हैं),  ध्वजः . पुरुषनिद्रिय 2. पौरा 
णिक मछली 3. एक वाय्ययंत्र, ( जम्‌) भग,(-जा ) 
चाँदनी रात,-प्रिया रति का विशेषण,-भासित (वि० ) 
कामोद्दीप्त, -- मोहः कामजन्य संज्ञाहीनता, प्रणयोन्माद, 
-- लेखनी सारिका पक्षी,--वल्लभः 4. बसंत ऋतु का 
विशेषण 2. अनिरुद्ध का विशेषण,--वौोथिका वेश्या, 
रंडी,--शासनः शिव का विशेषण, सखः चन्द्रमा, 
--स्तस्भः शिश्त, पुरुष का लिग, -- समय: रासभ, गधा 
- हरः शिव का विशेषण । 


सस्‍्मरणम [स्म--ल्यूट |] . स्मृति, याद, प्रत्यास्मरण केवल 
स्मरणनेंव पुनासि पुरुष॑ यतः--रघू० १०३० 
2. चिन्तन करना-यदि हरिस्मरणे सरसं मनः-मगीत ० १ 
3. स्मृति, स्मरणशक्ति 4. परम्परा, परंपरागत 
विधि इति भगस्मरणात्‌ (थिप० श्रति) 5. किसी 
देवता के नाम का मन में जाप करना 6. खंद से याद 
करना, खे दकरना 7. काव्यगत प्रत्यास्मरण जो 
अलंकार माना जाता हूँ, इसकी परिभाषा ह-यथानभव- 
मर्थस्य दष्ट तत्सददा् स्मत्ति: स्मरणम-काव्य ० १०। 
सम ०-अनग्रहः .4. कृपापूवंक स्मरण करना, <. स्मरण 
करने को कृपा -- कु० ६।१९,-- अफ्त्य्तपेक: कच्छप, 


कछवा, - अयोगपदयम प्रत्यास्मरणों की समसामयिकता 
का अभाव, पददी मत्य । 
सस्‍्मार (वि०) [ सस्‍्मर--अण | कामदेवसंबंधी स्मार 


पुष्पमयं चापं बाणाः पुष्ममया अपि। तथाप्यनडुस्त्र- 
लोक्यं करोति वशमात्मनः -- रम््‌ [ स्म+घणा ] 
प्रत्यास्मरण, स्मरणशक्षित । 


स्मारक (वि०) (स्त्री०--रिका) | स्‍्मु+णिच्‌-+प्वल 
स्त्रियां टाप इत्वं च ] ध्यान दिलाने वाला, फिर याद 
कराने वाला,-कम्॒ किसी की स्मृति-रक्षा के अभिप्राय 
से संस्थापित कोई संस्था (आघनिक प्रयोग ) 
स्मारणम [ स्म-- णिच-+ल्यट | मनर्म॑ लाना 
दिलाना, स्मरण कराना । 
स्‍्माते (वि०) [ स्मती बिहितः, स्मृति वेत्त्यधीते वा अण्‌ | 
. स्मतिसंबंधी, याद किया हुआ, स्मारक 2. स्मृति 
के भोतर 3. स्मति पर आधारित, या स्मति 
अभिलिखित, धर्मशास्त्र मे विहित- कम स्माते विवा- 
हाग्नो कुर्वीत प्रत्यहं गही--याज्ञ ७ १॥९७, मन॒० १। 
१०८ 4. वध 5. घमशास्त्र को मानने वाला 6. गह्म 
(जैसे कि अग्नि ),- तें: परंपराप्राप्त धर्म का विशेषज्ञ 


याद 


ब्राह्मण 2. परंपराप्राप्त धर्म का अनुयायी 3. (स्मृतियां 
के अनसार चलने वाला एक) संप्रदाय । 

स्मि (म्वा० आ० स्मयते, स्मित) . मस्कराना, हँसना 
(मंद मंद) - काकुत्स्थ ईषत्स्मंयबमान आस्त--भट्ठि 
२।११, १५।८, स्मयमानं वदनाम्बजं स्मरामि--भामि० 
२।२७ 2. खिलना, फलना पंच० १।१३६,--प्रेर ० 
( स्माययति -- ते) . मस्कान पदा करना, म॒स्कराहट 


को जन्म देना हँसना, अपहास करना 3. आइच- 
यान्वित करना (इस अथे मं-स्मापयते) -- इच्छा ० 
(सिस्मयिषते) . मस्कराने की इच्छा करना । 


उद ---, मस्फराना, हंसना, वि-, . आइचये करना 
अचंभे में आना-उभयोन तथा लोक: प्रावीण्य॑ंन 
विसिष्मिय-रघ ० १५६५, भट्टि ० ५१५१ 2. सराहना 
3. घमंडी, अहंमन्य होना--न विस्मयेत तपसा-मन॒ ० 
४|२२३६, (प्रेर०) मस्कान पदा करना, आइचर्यान्वित 
कराना, आइचय या अचंभे से भरना- विस्माययन्‌ 


विस्मितमात्मवृत्तो --रघु० २।३३, भट्टि० ५॥५८ 
८।४२ । 

समिट (चरा० उभ० स्मेटयति ते) . अपमानित 
करना, घृणा करना, नफ़रत करना 2. प्रेम करना 
3. जाना । 


स्मित (भू० क० कृ०) [स्मि+क्त | . म॒स्कानयक्त, 
मुसकराता हुआ 2. फूलाया हुआ, खिला हुआ, प्रफ- 
ललित, तम मस्कान, मंद हंसी, सस्मितम॒ म॒स्कराहट 
के साथ, सविलक्षस्मितम॒ आदि । सम०-दुक्ष्‌ (थि०) 
मस्कान॑यक्त दृष्टि रखने वाला (स्त्री०) सुन्दर स्त्री 
-- पुर्वंम (अव्य०) मस्कराहट के साथ, मुस्कान से 
यक्‍त,--सप्तषिभिस्तान्‌ स्मितपू्वेमाह -- कु० ७।४७ । 

स्मील (म्वा० पर० स्मीलति) झपकना, आँख से संकेत 
करना | 


सम । (स्वा० पर० स्मृणोति) . प्रसन्न होना, संतुष्ट 
होना 2. प्ररक्षा करना, प्रतिरक्षा करना 3. जीवित 
रहना । 

॥ (म्वा० पर०--महाकाव्यों में आ० भी--स्म- 
रति, स्मृत--कमंवा० स्मयंते) . (क) याद करना 
मन में रखना, प्रत्यास्मरण करता, मन मे लाना 
विदित होना स्मरसि सुरसनीरां तत्र गौदावरीं 
वा स्मरसि च तद॒ुपान्तेष्वावयोवर्ततानि--उत्तर० 
१।२५, (ख) मन म॑ पुकारना, मन से याद करना 
सोचना - स्मरात्मनोध्मीष्टदेवताम्‌ -पंच० १, रघु० 
?५।४५ 2, किसी देवता के नाम का मन में ध्यान 
करना या मन में जाप करना, - यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं 
स बाह्याभ्यन्तरःशचि: 3. स्मति में अंकित करना या 
अभिलेख करना - तथा च स्मरन्ति 4. प्रकथन करना, 
खयाल करना, सोचना, पंच० १३० 85. खंद के 


( ११५३ ) 


साथ याद करना, आतुर होना, उत्कंठित होना, 
अभिलाषा करना (बहुधा संबंध के साथ) स्मत्‌ 
दिशन्ति न दिव: सुरसुन्दरीम्यः--कि० ५२८, कच्चि- 
खत: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियति -मेघ० 
८५, मद्रा० ५।१४; प्रेर० (स्मारयति-ते, परन्तु अन्तिम 
अर्थ को प्रकट करने के लिए स्मरयति-ते) 4. याद 
कराना, फिर ध्यान दिलाना, मन में लाना, सोचना 
--अनेन मत्प्रियाभियोगेन स्मारयसि में पृव॑शिष्यां 
सोदामिनीम्‌ - मा० १, कभी कभी द्विकमंक के रूप म 
प्रयकाात अपि चन्द्रमप्तदोषा अतिक्रान्तपाथिवगणान्‌ 
स्मारयन्ति प्रकृती:--म॒द्रा० १, य एवं दुःस्मरः काल 
तमेव स्मारिता वयम्‌ - उत्तर० ६॥३४ 2. सूचना 
देना 3. खेद के साथ स्मरण कराना, लालायित 
करना, अभिलाष पेंदा करना -शि० ६।५६, शण० 
६४, इच्छा० ( सुस्मषेते ) प्रत्यास्मरण करने की 
इच्छा करना, अन्‌ , याद करना, प्रत्यास्म रण करना, 
मन में ध्यान करना, अप--, भूल जाना, प्र -, भूल 
जाना, घि--, भूल जाना--मधकर विस्मतोस्यनां 
कथम्‌ श० ५॥।१, ([प्रर०) भूलाना -उत्तर० १, 
सम्‌ , याद करना, चिन्तन करना--भग० १८।७६, 
मन्‌ ० ४॥१४९, (प्रेर०) ध्यान दिलाना, मन में रखना, 
(पाताल ) मामदय संस्मरथतीव भूजंगलोक:--रत्न० 
१।१३ । द 

स्मति: (स्त्री०) [स्म+क्तिन] . याद, प्रत्यास्मरण, 
स्मरणशक्ति - अश्वत्थामा करधतधन: किन यात 
स्मति ते -वेणी० ३।२१, संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति: 
>-तकं०, स्मृत्यपस्थितों इमौद्वोइकोकौ"-उत्तर० ६ 
2. चिन्तन करता, मन में ध्यान करता 3. मानव- 
धमशास्त्र, परम्पराप्राप्त धमंशास्त्र, स्मृतिग्रन्थ (नीति 
और धममं से संबद्ध) (विप० श्रति) 4. घमंसंहिता 
स्मृतिग्रत्थ 5. स्मृति का मलपाठ, धम्मंसत्र, धर्म के 
नियम--इति स्म॒ृते: 6. इच्छा, कामना 7. समझ । 
सम०--अन्तरम दूसरा स्मतिग्रन्थ,--अपेत (वि०) 
4. भूला हुआ 2. शास्त्रविरुद्ध 3. (अतः) अवध 
अन्यायपूर्ण---उक्‍त (वि०) धमंशास्त्र म॑ विहित, 
धमंसूत्र मे॑ प्रतिपादित, पथः,-विषयः स्मरणशक्ति 
का पदार्थ, स्मतिपथं,--विषयं गम मरना,-भर्तें ० ३॥३७ 


३८, - प्रत्यवमर्ण: स्मति की घारणाशक्षित, प्रत्यास्म रण 


की यथाथंता, प्रबन्ध: धमशास्त्र की कृति,-- श्रंद्ञ 
स्मृति का नष्ट हो जाना, याद न रहना, रोध: 
क्षणिक विस्मरण, स्मति का नाश--श० ७।३२, 


--विश्रमः स्मति की गड़बड़, स्पष्ट याद न रहना 
--विरुद्ध (वि०) अवध, - विरोध: 4. घधम का वेप- 
रीत्य, अवधता 2. दो या दो से अधिक स्मृतियों का 
पारस्परिक विरोध---स्मतिविरोधं परिहरति-शारी ० 


१४१ 


>-शास्त्रम . धर्मशास्त्र, धर्मसंहिता, धर्मेसूत्र 
धाभिक विज्ञान, दोष (वि०) उपरत, मृत (कोई 
व्यक्ति ) --शेथिल्यम्‌ स्मरणशक्ति की दुर्बलता,--साध्य 
(वि०) धमंशास्त्रसे सिद्ध होने योग्य,--हेतुः प्रत्या- 
स्मरण का कारण. मन पर पड़ी हुई छाप, ध्िचार- 
साहचये । 
स्मेर (वि०) [स्मि+-रन] . मसकराने वाला - विलोक्य 
वद्धोक्षमधिष्ठितं त्ववा महाजनः स्मेरमखों भविष्यति 
-- कु० ५॥७०, भाभमि० २।४ ३॥२, मा० १०।६ 
2, खिला हुआ, फूला हुआ, फलाया हुआ, प्रफुल्लित, 
अधिकविकसदन्तवक्स्मयस्मे रतार: - मा० १।२८ 
3. घमंडी 4. व्यक्त । सम० - विष्किरः मोर । 
स्यद: [स्यन्द- क] चाल, तीव्रगति, तेजी से चलता, वेग । 


स्यन्द (म्वा० आ० स्यन्दते, स्यन्न, इच्छा ०--सिस्यन्दिषते 
सिस्य॑त्सति-ते, इकारानत उकारान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ 
स्यन्द्‌ के स को ष हो जाता है ). रिसना, चूना, टपकना 
बंद बंद गिरना, ख़वित होना, अक निकालना, बहना 
-अयि दलद रविन्द स्यन्दमानं॑ मरन्‍न्दं तव किमपि लिहन्तो 
मञ्ज गृज्जन्तु भज़ा: भामि० १।/५ 2. ढालना 
उडलना 3. भागना, दौड़ता, अन--,बहना, अभि-- 
4. रिसना, बहना 2. बारिश होना, पानी गिरना 
-- अभिस्यन्दमानमे धमेदुरितनीलिमा गिरि: - उत्तर ०२ 
3. पिघलना--उत्तर ० ६, नि--,परि ,वह निकलता, 
प्र - ,बह जाना, वि -,बहना--भद्वधि ० १।॥७४ । 
स्यन्द: [स्यन्द भावे घझा | 4. बहना टपकना 2. तेज़ी से 
जाना, चलना 3. गाड़ी, रथ । 


स्यन्दन (वि०) ([स्त्री०-ना, नो) [स्थन्द्‌ +ल्यट ] . जल्दी 
से जान वाला, द्रतगामी, बहने. वाला 2. चस्त 
फुर्तीला, शी प्रगामी-स्यन्दना नो च तुरगाः--कि ० १५। 
१६,--नः यद्ध-रथ, गाड़ी या रथ--धर्मारिण्यं प्रविशति 
गज: स्यन्दनालोकभीत:--श० १।३३ 2. वायु, हवा 
3. एक प्रकार का वक्ष, तिनिश, नम्र॒ . बहना, 
टपकना, रिसना 2. तेज़ी से जाना, बहना 3. पानी । 
सम० - आरोहः रथ मे बठ कर यद्ध करने वाला । 

स्यन्दनिका [स्थन्दन-+छीष--कन--टाप, ह्ृस्वः| थूक की 
फुटक । 

स्पन्दिन (वि०) (स्त्री ०-नो) [स्पन्द्‌--णिनि] . रिसने 
वाला, बहन वाला, टपकने वाला 2. वेग से जान 
वाला 3. गतिशील । 

स्पन्दिनों [स्यन्दिन |-छीप्‌] 4. लार, थक 2. वह गाय जो 
दो बच्चों को एक साथ जन्म दे । 

स्यन्न (भू० क० क़ृ०) [स्यन्द--क्त] शिसा हुआ, टपका 
हुआ, गिरा हुआ । 

स्थम (भवा० पर०, चरा० उभ० स्यमति, स्यमयति-ते) 
. शब्द करना, जोर से चिल्लाना, चीखना 2. जाना 


( ११५४ ) 


3. विचार करना, विमश करना, चिंतन करना 
(केवल इस अर्थ में आ०) । 

स्यमन्तक: [स्यम्‌--झच्‌ --कन्‌ ] एक मल्यवान्‌ मणि (कहते 
है कि यह मणि प्रतिदिन आठ स्वर्ण भार दिया करती 
थी, तथा सब प्रकार के संकट और अपशशकुनों से रक्षा 
करती थी), अधिक वृत्तांत जानने के लिए दे० 'सत्रा- 
जित । 

स्यसि (मो) कः [स्यम्‌-+इकक ईकक ] : बादल 2. बामी 
3. एक प्रकार का वक्ष 4. समय । 

स्यमिका [स्यभिक-+-टाप्‌ | नील । 

स्यात्‌ (अव्य०) [अस धातु का विधिलिड में, प्र० पु०, 
ए० व०] ऐसा हो सकता है, शायद, कदाचित्‌ । सम० 
--वादः संभावना की उक्ति, संशयवाद (दर्शन० में), 
--वादिन्‌ (पुं०) संशयवादी, स्याद्वाद का अनयायी । 

स्पालः दे० 'श्याल । 


स्यूत (भू० क० कृ) [सिव-+क्‍्त] 4. सुई से सीया हुआ, 
नत्यथी किया हुआ, बुना हुआ (आलं० से भी ) चिन्ता- 
सन्ततितन्तुजालनिबिडस्यतयं छग्ना प्रिया--मा० 
५१० 2. बींघा हुआ,-तः बोरा । 

स्यूति: [सिव्‌ भावे क्तिन्‌] 4. सीना, टांका लगाना 2. सुई 
का काम 3. थैला 4. वंशावली, कुल 5. संतति । 

स्यूनः [सव्‌-नक ] . प्रकाश की किरण 2. सूय 3. थैला, 
बोरा । 

स्यमः [सव-+मक्‌ ] प्रकाश किरण । 

स्योतः | ऋच्यूत, पषो ० ] बोरा, थेला । 

स्पोन (वि०) [-स्यून, पूषो ० ] सुन्दर, सुखद 2. शभ, 
मंगलप्रद,--- न: . प्रकाश की किरण 2. सूर्य 3. बोरा, 
-नम्‌ प्रसन्नता, आनन्द । 


( भ्वा० आ० खुस॒ते, स्त्त) . गिरना, नीचे गिर 
पड़ना-नाखसत्‌ करिणां ग्रेवं त्रिपदीच्छेदिनामपि-रघु ० 
४४८, गाण्डीवं स्नंसते हस्तात्‌-भग० १॥२९, भट्ठि० 
१४।७२, १५।६१ 2. डबना, घटना, गिर कर टुकड़े 
टुकड़े हीना--हाहा देवि स्फूटति हृदयं स्रंसते देहबन्ध: 
--उत्तर० ३॥।३८, मा० ९।२० 3. नोचे लटकना 
4. जाना--प्रेर ० (स्रंसयति-ते) . गिराना, खिसकना, 
लुढ़काना, बाधा डालना--वातो5पि नाम्रंसयदंशुकानि 
--रघु० ६॥७५ 2. शिथिल करना, ढील देना, वि--, 
खिसकना, ढीला होना, (प्रेर०) ॥. गिरना, गिरने 
देना,--विस्लडंसयंती नतवकणिकारम कु० ३॥६२ 
2, ढीला करना, शिथिल करना । 
सत्नंस: [संस-+घज्य_] गिरना, खिसकना । 
स्ंसनम [स्लंस--णिच ल्यूट] . गिरना 2. गिराना, नीचे 

पटखना । 
स्रंसिन (वि० ) (स्त्री ०--नो) [ स्लंस--शिनि ] !. गिरने 
वाला, खिसकने वाला, लटकने वाला, ढीला होने 


स्नंस्‌ 


बाला, मार्ग देने वाला--बंधे स्नंसिनि चेकहस्तयमिता: 
पर्याकुला मघंजाः:--श० १॥२९ 2. निर्भर, लंबमान, 
ढीला लटकने वाला । 

स्रहू (म्वा० आ० खंहते) विश्वास करना, भरोसा 
करना । 

स्नग्विन (वि०) (स्त्री० णो) [ स्रज+विनि, म० अ० 
स्रजीयस, उ० अ० स्रजिष्ठ ] हार या गजरा पहने 
हुए,-आमुक्‍्ता भ रण: स्तग्वी हंसचिह्नदुक्‌ठवान्‌ू--रघु० 
९७।२५ । 

स्जू (स्त्री०) [ सज्यते--सज्‌ --क्विनू, नि ] गजरा, 
पुष्पमाला (विशेषत: वह जो मस्तक पर धारण की 
जाय )-- स्जमपि शिरस्यन्ध:क्षिप्तां धनोत्यहिश ड्वूया 
”णशरा० ७॥।२४ 2“. माला, हार। सम० - दामन 
(स्रग्दामन्‌) (नपुं०) माला की ग्रंथि या गांठ,-- धर 
(वि०) मालाघारी गीत० १२, (--रा) एक छंद 
का नाम । 

स्ज्वा | सज्‌ू+वा, मि० | रस्सी, डोरी, सूत्र । 

छद॒ध्‌ (स्त्री०) अपान वाय । 

ल्म्भू (म्वा० आ० खस्रभते, स्रब्ध) विश्वास करना, दे० 
श्रम, वि - . विश्वस्त होना 2. आइवस्त होना । 

स्वः [ स््ु+अप्‌ |. चूना, रिसना, बहना 2. बंद, प्रवाह, 
सरिता - विपुलो स्‍्नपयन्ती सा स्तनी नेत्रजलखव: 
--राम० 3. फौवारा, निम्न र । 

ल्रवणम्‌ | लु-|-ल्युट्‌ ] . बहना, चूना, रिसना 2. पसीना 
2. मंत्र । 

खत ( वि० ) (स्त्री०--खत्रवन्तो ) [ स्ुलु+शत्‌ ] बहने 
वाला, रिसने वाला, चने वाला । सम० गर्भा वह 
स्‍त्री जिसका गर्भ गिर गया हो 2. दुर्घटना के कारण 
गिरे हुए गर्भ वाली गाय । 

ख़वन्तो [ स्रवत्‌ृ+डीप्‌ ] नदी, दरिया--वापीष्विव स्रव- 
न्तीष --रघ० १७।६३ । 


स्रष्ट (पुं०) [| स॒ुज--तृच्‌ ] . बनाने वाला 2. रचने 
वाला 3. सष्टिरचयिता, ब्रह्मा का विशेषण---या 
सुध्टि: >स्रष्ट्राद्रा श० १॥१, तत्खष्ट्रेकान्त रम्‌ 
-:७।२७ 4. शिव का नाम । 

ज्रस्त (भू० क० क्ृ०) [ स्ंस-+-क्त ] !. गिरा हुआ, 
खिसका हुआ, नीचे पड़ा हुआ--स्रस्तं शरं चापमपि 
स्वहस्तात्‌ू---कु ० ३५१, कनकवलय स्रस्तं स्नस्तं मया 
प्रतिसायते --श० ३॥१३, कि० ५॥३३, मेघ० ६३ 
2. लड़का हुआ, नीचे लटकता हुआ--विषादस्रस्तस- 
वॉद्धी--मुच्छ ० ४।८, स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ 
बाहू घटोत्क्षेपणात्‌ - श० १।३० 3. ढीला किया 
हुआ 4. च्यूत, ढीला पड़ा हुआ 5. लंब, नीचे लटकता 
हुआ 6. अलग किया ि् । सम० अजू (वि०) 
ढीले अंगों वाला 2. मूछित, बेहोश । 


हे 


( ११५५ ) 


त्रस्तरः [| स्रंस + तरच, किल्लान्नलोप: |] पलंग या सोफ़ा 
(विश्राम करने के लिए) बिछौना -शिलातले स्रस्त- 
रमास्तीय निघसाद--का ०, मन ० २॥२०४ ै। 

स्राक्‌ (अव्य०) [ स्नु+डाक्‌ ] फ़र्ती से, तेज़ी से । 

स्राव: [ त्र+धजञा ] प्रवाह, बहाव, रिसना, बंद बंद 
टपकना । 

स्रावक (वि०) (स्त्री०--विका) [ ख्तरु+ण्वुल ] बहाने 
वाला, उडलने वाला, रिस कर बहने वाला,--कम्‌ 
काली मिचं । 

स्रिभ्‌ (म्वा० पर० 
डालना । 


ल्रेभति) चोट पहुँचाना, मार 


स्रिम्भू (म्वा० परण० स्रिम्भति) चोट पहुँचाना, मार 
डालना । 
सख्रिव (दिवा० पर० स्रीव्यति, सख्त) ?. जाना, 2. सूख 


जाना । 


ख्रु (म्वा० पर० स्रवति, स्रुत) . बहना, धारा निकलना, 
चना, रिसना, बंद बंद करके गिरता, ट्पकना न 
हि निम्बात्ख्वे स्वेः् क्षौद्रम - राम० 2. उडेलना, डालना 
बहने देना --अलोठिष्ट च भृपृष्ठे शोणितं चाप्यसुत्रवत्‌ 
--भट्टि० १५।७६, १७।१८ 3. जाना, हिलना-ड्लना 
4. चूना, खिसक जाना, छीजना, नष्ट होना, कुछ 
फल न निकलना-सख्रवतो ब्रह्म तस्यापि मित्नभाण्डात्पयी 
यथा _भाग०, भट्टि० ६१८, मन० २।७४ 5. इधर 
उधर फंलाना, सब दिश्ञाओं में पहुँचाना, प्रकट हो 
जाना (भेद आदि )--प्रेर० (स्राववति--ते ) बहाना 
उडलना, डालना, बखेरना (रक्त आदि) न गात्रा- 
त्त्रावयद्सक- मन ० ४।१६९ (उपसर्गों से यक्त 
हो जाने पर धातु के लगभग वही अथ॑ 
रहते हैं ) 

स्रध्न- (पं०) एक जनपद या ज़िले का नाम-- पन्था: 
स्रष्नमपतिष्ठते--सिद्धा ०, (यह स्थान पाटलिफपुत्र से 
कुछ दूरी पर - कम से कम एक दिन यात्रा पर-स्थित 
था) त॒० न हि देवदत्त: स्रध्ने संनिधीयमानस्तदहरेव 
पाटलिपुत्रे सनिधीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रस-ज्ू-त. 
>-शारी० । 

लघ्नी | स्ध्न+अच--डीष | सज्जी, रेह । 

(स्त्री०) | स्नू+ क्विपू, चिट आगमः | लकड़ी का 

बना एक प्रकार का चमचा जिसके द्वारा यज्ञाग्नि में 

घी की आहुति दी जाती हूँ, स्रवा (प्राय: ढाक या 

खदिर के व॒क्षों का बना हुआ )-रघ॒ु० ११।२५, मनु० 

५॥११७, याज्ञ ० १।॥१८३। सम० प्रणालिका 

चमचे की पनाली 

ख्रुत्‌ (वि०) | स्ु+विवपू, तुक ] (प्रायः समास के अन्त 
में प्रयक्‍त) बहने वाला, गिरने वाला, उडलने वाला 
-स्वरेण तस्याममृतस्रतेवन्‍्कुठ १/४, ५, शि० ९६८ । 


कक 


ख्रुतिः (स्त्री०) [ लु+क्तिन | !. बहना, रिसना, अके 
निकालना, टपकना, चुता--कीटक्षतिस्नतिभिरस्रमि- 
वोद्दमन्त:-मुद्रा ० ६१३, पद तुषारखुतिधोतरक्तम्‌ 
-कु० १॥५, रघृ० १६।४४, कि० ५।४४, १६२, 
क्षीरख्रतिसुरभयः (वाता:)--मंघ० १०७ 'रसप्रवहण 
या स्राव <. रसस्रवण, राल 3. घारा । 

छ्तुवः,-वा | ल्नू+क, स्त्रियां टाप च | . यज्ञ का चमचा 
2. नि र, झरना या प्रप्रतिका । 

स्रेक (म्वा० आ०) जाना, गतिशील होना । 

ब (म्वा० पर० स्रायति) त. उबालना 2. पसीना आना 
--दे० 'श्रे । 

ज्रोतम्‌ [ स््+तन्‌ ] घारा, सरिता । दे० स्रोतस्‌ । 

स्रोतस (नपुं०) | लु+तसि ]!. (क) सरिता, धारा 
प्रवाह, जलूप्रवाह--पुरा यत्र स्रोत: पुलिनमघना तत्र 
सरिताम्‌-उत्तर० २।२७, मनु० ३।१६३ (ख) घार, 
प्रवाहिणी:--नदत्याकाशगज़्ायाः स्रोतस्य॒द्वामदिग्गजे 
- - रघ० १।॥७८, स्रोतसेवोह्मानस्य प्रतीपतरणं हि 
तत्‌ू-चथघिक्रम ० २।५ 2. सरिता, नदी, स्रोतसामस्मि 
जाह्नवी-भग० १०१२१ 3. लहर 4. जल 5. शरीरस्थ 
पोषण-नलिका 6. ज्ञानन्द्रिय - निगृह्य सर्वेत्नोतांसि 
- राम० 7. हाथी की सूंड। सम०--अज्जनम्‌ 
(स्रोतोज्जनम ) सुरमा,---ईशः सागर,--रन्भ्रम्‌ हाथी 
की संंड का छिद्र, नथना - स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं 
दन्तिभि: पीयमान:-मंघ० ४२, (दे० इस पर मल्लि० ) 
( 'श्रोतोरन्ध्र भी पाठांतर ), - बहा नदी--ख्रोतोवहां 
पथि निकामजलामतीत्य जात: सखे प्रणयवान मग- 
तष्णिकायामू-श० ६।१५, कार्या सकतलीनहंसमिथना 
स्रोतोवहा मालिनी---६।१६, रघु० ६॥५२ 

स्नोतस्यः [ त्रोतस-+यत्‌ ] . शिव का नाम 2. घोर । 


स्रोतसत्वती, त्रोतस्विनी [ स्नोतस-+-मतुप्‌ +- ( विनि ) 
+डीष, वत्वम्‌ ] नदी । 
स्व (सावे० वि०) [ स्वन+ड ] . अपना, निजी 
(आत्मपरक स्वनाम के रूप में प्रयक्त )-स्वनियोग म- 
शून्य कुट--श० २, प्रजा: प्रजा: सवा इव तनन्‍्त्रयित्वा 
५॥५, (इस अथ म॑ प्रायः समास में प्रयक्त-स्वपुत्र 
स्वकृलत्र, स्वद्रव्य ) 2. अन्तर्जात, प्राकृतिक, अन्तहित, 
विशेष, अन्तजन्मा--सूर्यापाये न खल कमल॑ पुष्यति 
स्वामभिख्यामू-मेघ० ८०, श० १।१८, स॒तस्य 
सस्‍वी भाव: प्रकृतिनियतलदकृतक:--उत्तर० ६।१४ 
3. अपनी जाति से संबंध रखने वाला, अपनी जाति 
का--शूद्रेव भार्या शूद्स्य सा च सवा च विश: स्मते: 
-मनु० ३।१३, ५११०४,--स्वः . रिश्तेदार, बांधव 
 ““एपैच० २।९६, मनु० २।१०९ 2. आत्मा,--- स्व 
5 सवम दोलत, सम्पत्ति--जसा कि 'निःस्व' में। 
सम०- अक्षपाद: न्यायदशेन. पद्धति का अनयायी, 


( ११५६ ) 


--अक्षरम अपना निजी हस्तलेख, - अधिकारः अपना 


निज्ञी कतंव्य या राज्य-- स्वाधिकारात्प्रमत्त: - मेघ ० 
१, स्वाधिकारभमौ--श ० ७, - अधिष्ठानम हठयोग 
में माने हुएछ चक्रों में से एक,-- अधीन (वि०) 
. अपने पर आश्रित, आत्मनिरभर 2. स्वतंत्र 3. अपन 
वश में 4. अपनी निजी शक्ति में--स्वाधीना वचनीय- 
तापि हि वरं बद्धों न सेवाञज्जलि:--म॒च्छ ० ३।११ 
कुशल (वि०) अपनी निजी शक्ति के आधार 
पर समद्धिशाली - स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्त 
- “श० ४, पतिका, भतुका वह पत्नी जिसका 


अपने पति पर पूरा नियन्त्रण हो, वह स्त्री 
जिसका पति पत्नी के बस में हो-अथ सा निर्गता _ 


बाधा राधा स्वाधीनभतृंका निजगाद रतिक्लात्त क्रान्त 
मण्डनवाञछया-गीत ० १२, दे० सा० द० ११२, तथा 
आगे,--अध्यायः !. मन में पाठ करना, मन मन में 
इसके जप करना 2. वेदों का पढ़ना, वेदिक पाठ, अनु- 
भूतिः (स्त्री०) आत्म अनुभव 2. आतज्ञान - स्वानु- 
भृत्येकसा राय नमः शांताय तेजसे-भतृ ० २।१,  अन्तम्‌ 
, मन,--भामि० ४।५, महावीर ७॥१७ 2. कन्दरा, 
--अर्थ: अपना निजी हित, स्वार्थ--सवः स्वार्थ: 
समीहते -शि० २।६५ 2: अपना अथ - भामि० 
१।७९ (यहाँ दोनों अथं--अभिप्रेत है) अनुमानम्‌ 
निजी अटकल, आगमनात्मक तक, अनुमानके दो 
भख्य भेदों में से एक, (दूसरा हूँ 'रार्थानुमान ) 
पण्डित (वि०) 7. अपने निजी कार्यों मे चतुर 
2. अपना हितसाधन करने में विशेषज्ञ, पर, परायण 
(वि०) अपनी स्वार्थ सिद्धि करने पर तुला हुआ 
स्वार्थी, 'विघातः अपने उद्देश्य की भग्नाशा, सिद्धि 
(स्त्री०) अपना निजी लक्ष्य पूरा करना, आयत्त 
(वि०) अपने अधीन, अपने पर आश्रित भतृ० २॥७ 
--इच्छा अपनी अभिलाषा, अपनी रुचि, मृत्य 
गीष्म का विशेषण,--उदयः, किसी विशेष स्थान 
पर किसी स्वर्गीय पिड या दिव्य चिक्तल का उदय 


होना, -- उपधिः अचल ग्रह, - कम्पन: वायु, हवा 
--कसिन्‌ (वि०) स्वार्थी, कार्यम्‌ अपना निजी 
काय या स्वार्थ, गतम (अव्य०) मन म॑ अपने 
आपको, एक ओर (नाट्यभाषा में) 

(वि०) 4. अपनी इच्छा रखने वाला, अनियंत्रित, 
स्वेच्छाचारी 2. जंगली, ( - द:) अपनी निजी इच्छा, 
छांट कल्पना या मर्जी, स्वतंत्रता, ( - दम्‌) (अव्य० ) 
अपनी इच्छा या मर्जी के अनुसार, स्वेच्छाचारिता के 
साथ, स्वेच्छा से-स्वच्छन्दं दलदरविन्द ते मरन्‍्दं विन्दन्तो 
विदधतु गज्जितं मिलिन्दा:-भामि० १।५.-- ज (वि०) 
आत्मजात, (_-जः) 4. पुत्र, बाल 2. स्वेद, पसीना 
(-जम्‌ ) रुधिर, -- जनः . बंधु, रिश्तेदार-इतः प्रत्या- 


५ अं वॉक जम. अम्मी मद रूमूए. वाया कया  ााााााान्‍न्‍चुुनुरुुुु__नन्तबव_ हजररश्निएएए॑एणशणछ घ्८--८--८प पर बब्न्स 


अिननमममम«>भ-»-मभममममभ+म+ममम+मम++म++मम++भ मम... मम मनन. मनन. हनन. हक अनन---म»»भ हभ से जनम शरमममन«भ»» हम अममम«भ अमन»मम»«. जानना शमनम««»» हनन 


देशात्‌ स्वजनमनगन्तं व्यवसिता--श० ६।८, पंच० 
१।५ 2. अपने निजी पुरुष, बंघुबांधव, अपनी गृहस्थी 
--तनन्‍्त्र (वि०) आत्माश्रित, अनियंत्रित, आत्मनिभर, 
स्वेच्छायक्त, (त्र:) अन्धा पुरुष,--देश:ः अपना देश, 
जन्मभमि, जः बन्ध अपने देश का आदमी, -- धम 
, अपना धर्म 2. अपना निजी कतंव्य,--मन्‌ ० १।८८ 
--९१ 3. विशेषता, अपनी निजी संपत्ति,--पक्ष 
अपना निजी दल, - परमण्डरूम्‌ अपना और शत्रु का 
देश, प्रकाश (वि०) ॥. स्वतः स्पष्ट 2. स्वतः चम- 
कदार,--प्रयोगात्‌ (अव्य०) अपने प्रयत्नों के द्वारा 
--भैट्टः !. अपना निजी योद्धा 2. शरीर रक्षक,--भाव 
. अपनी स्थिति 2. अन्तहित या मलगण, प्राकृतिक . 
संविधान, अन्तर्जात या विशिष्ट स्वभाव, प्रकृति या 
स्वभाव, जैसा कि 'स्वभावों दुरतिक्रम: मं, इसी प्रकार 
कुटिल', श॒द्ध, मदु'- चपल कठोर” आदि, उक्त: 
(स्त्री०) !. स्वतः स्फत प्रकटन 2. (अलं० में) एक 
अलंकार जिसमें किसी वस्तु का यथावत्‌ या बिल्कुल 
मिलता-जुलता वर्णन होता हे- स्वभावोक्षितस्तु 
डिम्भादे: स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ---काव्य ० १०, या, नानः 
वस्थं पदार्थानां रूप॑ं साक्षाद्विवण्वती--काव्या० २।८ 
एक सिद्धान्त (यह विश्व, मलतत्त्वों की अपने अन्त- 
जात गणों के अनुसार, प्राकृतिक तथा आवश्यक क्रिया 
का परिणाम हे और उसी के द्वारा इसकी स्थिति ह, 
इसमें परमात्मा की कोई निमित्तकारणता नहीं), सिद्ध 
(वि०) प्राकृतिक, स्वतःस्फ्ते: अन्तर्जात,-भूः !. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. शिव का विशेषण 3. विष्ण का विशेषण 

योनि (वि०) मातृपक्ष का संबंधी (पुं०, स्त्री०) 
उत्पत्तिस्थान, जो स्वयं अपना उत्पत्तिस्थान हो 
(स्त्री०) कोई बहन या निकटसंबंध वाली कोई स्त्री, 
-  रसः 4. प्राकृतिक स्वाद 2. किसी का अपना 


(अमिश्रित ) रस या काव्यगत रस, आत्मानंद,--राज्‌ 
(पूं०) परमात्मा,--रूप (वि०) . समान, समरूप 
2. सुन्दर, सुहावना, प्रिय 3. विद्वानूु, समझदार 
(-पम ) . अपनी शक्ल या सूरत, प्राकृतिक स्थिति 
या दशा 2. स्वाभाविक चरित्र या रूप, यथार्थ विधान 
3. प्रकृति 4. विशिष्ट उहेश्य 5. प्रकार, किस्म, जाति, 
>असिद्धिः (स्त्री०) तीन प्रकार के हेत्वाभासों में से 
एक, - वश (वि०) ॥. स्वनियंत्रित 2. स्वतन्त्र, 
>-वासिनी विवाहित या अविवाहित स्त्री जो 
वयस्क होने पर भी अपने पिता के घर ही रहती रहे, 
--वत्ति (वि०) स्वावलम्बी, अपने प्रयत्नों से ही 
जीवनयापन करने वाला, - संवत्त आत्मरक्षित, स्व- 
रक्षिते,--संस्था अपने विचारों पर डटे रहना 2. आत्म- 
स्थिरता 3. आत्मलीनता,--स्थ (वि०) 4. अपने पर 
डटे रहना 2. स्वाश्रित, स्वावलम्बी, विश्वस्त, दृढ़, 


( ११५७ ) 


पक्का 3. स्वतन्त्र 4. अच्छा करने वाला, स्वस्थ, 
नीरोग, आराम देना, सुखद --स्वस्थ एवास्मि--मा० 
४, स्वस्थे को वान पण्डितः:--पंच० १।१२७, दे० 
'अस्वस्थ' भी 5. सन्तुष्ट, प्रसन्‍न, (-स्थम ) (अव्य० ) 
आराम से, सुख पूववक, शान्ति से, . स्थानम्‌ अपनी 
जन्मभमि, अपना निजी आवास स्थल --न क्र: स्वस्थान- 
मासाद्य गजन्द्रमपि कषेति--पंच० ३।४६,--हस्त 
अपना निजी हाथ या लिखाई, आत्मलेख, दे० 'हस्त के 
अन्तर्गत,--हस्तिका कुल्हाड़ी,-हित ( वि० ) अपने 
लिए हितकर, ( -तम्‌ ) अपना निजी लाभ, अपना 
कल्याण । 

सस्‍्वक (वि) | स्व-अकच्‌ | अपना निजी, अपना । 

स्वकीय (वि०) [ स्वस्य इदम्‌-स्व-|-छ, कुक आगमः | 
. अपना निजी, अपना 2. अपने परिवार का । 

स्वड्रः (भ्वा० पर० स्वद्भति) जाना, हिलना-जुलना । 

स्वड्भरः [| स्वड्गू-- घञ्ण_ ] आलिगन । 

स्वच्छ (वि०) [| सुष्ठ अच्छ:-प्रा० स० | . अत्यन्त 
साफ, पारदर्शी, विशुद्ध, उज्ज्वल, अल्पपारभासी 
- स्वच्छस्फटिक, स्वच्छ मुक्ताफलम्‌-आदि 2. सफेद 
3. सुन्दर 4. स्वस्थ, च्छः स्फटिक,--च्छम मोती । 
सम०--पत्रम॒तालक, सेलखड़ी,--बालुकम्‌ विशद्ध 
खड़िया,---मणिः स्फटिक । 

स्वञ्ज (भ्वा० आ० वड्जते, इकारान्त उकारान्त उपस्न्मों 
के पश्चात्‌ स्वञ्ज के स को ष्‌ हो जाता है) . आलि- 
गत करना, कौली भरना--कयाचिदाचम्ब्य चिराय 
सस्वजे--भामि ० २।१७८, पयश्ररस्वजत मध्नि चोप- 
जध्रो--रघ० १३॥।७० 2. घेरना, मरोड़ना, परि--- 
आलिगन करना--वत्से परिष्वजस्व मां सखीजनं च 

श० ४, भामि० २।१७८ । 

सस्‍्वठट (चुरा० उभ० स्व (सवा) ष्यति-ते) . जाना 
2. समाप्त करना । 

स्वतस्‌ (अव्य० ) | स्व+-तसिल ] अपने आप, स्वयम्‌ 
(निजवाचक के अथ में प्रयक्त ) । 


स्वत्वम्‌ | स्व--त्व | . अपनी विद्यमानता 2. स्वामित्व, 
स्वामित्व के अधिकार । 
स्‍्वद्‌ । (भ्वा० आ० स्वदते, स्वदित) ॥. पसन्द किया 
जाना, मधुर होना, स्वाद में रुचिकर होना ([संप्र० 
के साथ )--यज्ञदत्ताय स्वदते5पृप:--काशिका, अपां हि 
तृप्ताय न वारिधारा स्वाद: सुगन्धि: स्वदते तुषारा 
--० ३।९३, सस्वदे मखसुरं प्रमदाम्य: - शि० १०। 
२३ 2. स्वाद लेना, रस लेना, खाना 3. प्रसन्‍न करना 
4. मधर करना । 
(चरा० उभ० या प्रर० स्वादयति-ते ) . चखाना, 
खाना 2. रस लेना 3. मधुर करना, आ--. चखना, 
खाना ( अलं० से भी )--पपावनास्वादितपूर्व मा- 


शुग:---रघु० ३॥५४ 2. उपभोग करना “>-मेघ० 
८७। क्‍ 

स्वदनम्‌ [ स्वद- ल्यट ] चखना, खाना । 

स्वदित (भू० क० कृ०) [ सस्‍्वद-+-क्‍्त | चखा गया, खाया 
गया, तम उदगार विद्वेष जो श्राद्ध में पितरों को 
पिडदान करने के परचात उच्चारित होता हु और 
जिसका अर्थ हैं भगवान्‌ करे. यह पदार्थ आपको अच्छा 
लगे, स्वादिष्ट लगे --मनु० २।२५१, २५४ | 

स्वधा [स्वद---आ, पृषो० दस्य धः:] . अपना निजी 
स्वभाव या निदचय, स्वतः स्फ्तेता 2. मृत पृ्वपुरुषों 
--पितरों--को प्रस्तुत की गई हवि की आहुति 
>स्वधासंग्रहतत्परा: - रघ० १।६६, मनु० ९।१४२, 
याज्ञ० १।१०२ 3. मत॑ पितरों को प्रस्तुत किया 
भोजन 4. अन्न या आहुति 5. माया या सांसारिक 
भ्रम, अव्य ० पितरों के सम्मुख आहुति प्रस्तुत करते 
समय उच्चरित उद्गार, (संप्र० के साथ) पितृम्य 
सस्‍्वधा सिद्धा०। सम० कर (वि०) पितरों के 
निमित्त आहुति देने वाला, कारः . 'स्वधा नाम 
का शब्द--पूतं हि तदगृहं यत्र स्वधाकारः प्रवतंते 

ब्रियः अग्नि, आग,--भज (पुं०) . मृत या देवत्व 

को प्राप्त पृवपुरुष 2. देवता, देव । 

स्वधिति: (पुं०, स्त्री०) स्वधिती [स्वधा--क्तिच्‌, स्त्रियां 
डंगष्‌ च|] कुल्हाड़ी । 

स्वन्‌ (स्वा० पर० स्वन॒ति) ॥. शब्द करना, कोलाहलु 
करना,-पूर्णा: पेराइ्च सस्वन:--भट्ठि० १४।३, वेणव: 
कीचकास्ते स्यय स्वनन्त्यनिलोद्धता: - अमर० 2. गाना, 
प्रेर/ (स्वनयति-ते) 4. गुंजाना 2. शब्द करना 
3. अलंकृत करना (इस अथ में स्वानयति') । 

स्वनः [स्वन्‌--अप] शब्द, कोलाहल--शिवाघोरस्वनां 
पश्चाद बबध विकृतेति तामू--रघ्‌ ० १२॥।३९, शंख- 
सस्‍्वन: आदि । सम० उत्साहः गंडा । 

स्वनिः [स्वन्‌+ इन ] ध्वनि, कोलाहल । 

स्वनिक (वि०) [स्वत+ठक्‌। ध्वनि करने वाला--जसा 
कि 'पाणिस्वनिक: (जो अपने हाथों से तालियाँ 
बजाता है) में । 

स्वनित (भू० क० क्ु०) [स्वन्‌-+क्‍्त] ध्वनित, शब्दाय- 
मान, कोलाहलू करने वाला, तम्‌ बिजली का शोर, 
बिजली की गड़गड़ाहट, तु० स्तनित । 

स्वप्‌ (अदा० पर० स्वपिति, सुप्त, भाववा० सुप्यते, इच्छा ० 
सृषप्सति) (कभी-कभी भ्वा० उभ० स्वपति-ते) 
सोना, नींद आ जाना, सोने जाना--असंजातकिण- 
स्कन्ध: सुखं स्वषिति गौगेडि:--काव्य ० १०, इत 
स्वपिति केशव: भत ० २॥७६ 2. तकिय का सहारा 
लेना, विश्राम करना, लेटना, आराम करना 3. तल्‍लीन 
होना--भामि ० ४।१९, प्रेर० (स्वापयति-ते ) सुलाना, 


( ११५८ ) 


हे 


सोने के लिए थपथपाना, अब--,नि,--प्र,--सम्‌ 
सोना, लेटना--प्रसुप्तलक्षण: - मा० ७, कु० २।४२, 
रघु० ११।४ | 

स्वप्नः [स्वप्‌+नक्‌] . सोना, नींद अकाले बोधितो 
अआ्रात्ना प्रियस्वप्नो वथा भवान--रघु० १२॥८१, 
७।६१, १२।७० 2. स्वप्न, ख्वाब, सुपना आना 
--स्वप्नेन्द्रजालसद्शः खलु जीवलोक: --शान्ति० २।३, 
स्वप्नो न्‌ माया नु मति भ्रमो नु-श० ६।९, रघु ० १०।६० 
3. शिथिलता, आलस्य, तन्द्रा। सम०--अबस्था 
सुपनें की दशा, - उपम (वि०) . सुपने से मिलता 
जुलता 2. अवास्तविक या (भ्रमात्मक स्वप्न की भांति) 
--कर,--छ्रूत्‌ (वि०) निद्रा लाने वाला, निद्राजनक, 
आस्वापक, गहम्‌,--निकेतनस्‌॒ सोने का कमरा, 
शयनकक्ष, -- दोषः स्वप्नावस्था में होने वाला शुक्रपात, 
--धीगम्य (वि०) निद्रा जंसी अवस्था में केवल बुद्धि 
द्वारा अनभूत होने वाला--मनु ० १२।१२२,-- प्रपञ्च: 
निद्रावस्था में भ्रम, स्वप्न में प्रकट होने वाला संसार, 
_--विचारः स्वप्नों की व्याख्या, - शौल (वि०) जिसे 
नींद आ रही हो, निद्राल, ऊंधने वाला, - सुष्टि: 
(स्त्री०) स्वप्नों की रचना, निद्रावस्था में भ्रम । 

स्वप्नज्‌ (वि०) [स्वप्‌+नजिडः] निद्रालु, सोने वाला, 
ऊंघने वाला । 

स्वयम (अव्य०) [सु+अयू-+अम्‌ | 3. आप, अपने आप 
(निजवाचकता के रूप में प्रयुक्त तथा प्रत्यंक पुरुष में 
व्यवहाय . यथा मैं स्वयं, हम स्वयं, वह स्वयं-आदि, 
कभी कभी बल देने के लिए और सर्व॑नामों के साथ प्रयुक्त ) 
विषवक्षोउपि संवध्य स्वयं छत्तुमसांप्रतमू--कु० २॥५५ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ू-सुभा ०, 
रघु० १।१७, २।५६, मनु० ५॥३९ 2. आत्मस्फूर्त 
अपने आप, अनायास, बिना किसी कष्ट या चेष्टा के, 
स्वयमेवोत्पद्यन्त एवं विधा: कुलपांशवो निःस्नेहा: पशव: 
_का० । सम०--अजित (वि०) आत्माजित,-उक्तिः 
(स्त्री०) . ऐच्छिक प्रकथषन 2. सूचना, अभिसाक्ष्य 
(विधि में ),- ग्रहः बलात्‌ ग्रहण कर लेना, -ग्राह 
(वि०) एऐच्छिक, स्वयं चुन लेने वाला, (-हः) स्वयं 
चुन लेना, आत्मचुनाव--कु० २।७, गा० ६।७,--जात 
(वि०) जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, दत्त 
(वि०) अपने आप दिया हुआ, (-त्तः) वह लड़का 
जिसने अपने आपको दकत्तक पुत्र बनने के लिए दत्तक- 
ग्राही माता पिता को दे दिया, हिन्दू धर्म शास्त्र मे 
वणित बारह पुत्रों में से एक,--भुः ब्रह्मा का नाम 
--शम्भ्स्वयम्भुहरयों हरिणेक्षणानां यनाक्रियन्त सतत 
गृहकर्मदासा: भतृ० ११,--भुवः व. प्रथम मन्‌ 
2. ब्रह्मा का नाम 3. शिव का नाम,--भू (वि०) 
आप ही आप उत्पत्र होने वाला, (-भूः) . ब्रह्मा का 


ताम 2. विष्ण का नाम 3. शिव का नाम 4. मूर्त काल 
का नाम 5. कामदेव का नाम,-- वरः अपनी छांट, 
(दुलहिन द्वारा अपने वर का) अपने आप चुनाव, 
इच्छानरूप विवाह,--बरा वह कन्या जो अपने पति 


है 


का आप चनाव करती हैं । 


स्‍्वर॒(चुरा० उभ० स्वरयति-ते) दोष निकालना, कलूक 


लगाना, ब्रा भला कहना, निदा करना । 


स्वर (अव्य०) [स्व-+विच्‌] ॥. स्वर्ग, वकुण्ठ जसा कि 


'स्वलॉक, स्ववेंद्या में 2. इन्द्र का स्वर्ग और मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुण्यात्माओं का अस्थायी आवास 3. आकाश, 
अन्तरिक्ष 4. सूर्थ और धश्रवतारे के बीच का रिक्त 
स्थान 5. तीनों व्याहृतियों में तीसरी जिसका उच्चा- 
रण प्रत्येक ब्राह्मण अपनी दैनिक प्रार्थना में करता हे, 
दे० व्याहृति'। सम० -आपगा गंगा 4. गंगा को 
स्वर्ग में बहने वाली धारा, मंदाकिनी 2. आकाशगंगा, 
छायापथ,- --गतिः (स्त्री०) -- गसनम्‌ . स्वर्ग में 
जाना, भावी आनंद 2. मृत्य:, तरुः (स्वस्तरु:) स्वग 
का एक वक्ष, -दश्‌ (पुं०) 7. इन्द्र का विशेषण 
2. अग्नि का विशेषण 3. सोम का विशेषण,--नदी 
(स्वणंदी) आकाशगंगा, - मासवः एक प्रकार का 
मल्यवान्‌ पत्थ र,--भानुः राहु का नाम--तुल्ये5पराधे 
स्वर्भानुर्भानुमन्‍्त॑ चिरेण यत्‌ । हिमांशुमाशु ग्रसते 


. तन्म्नदिम्न: स्फूर्ट फलम्‌ --शि० २।४९, सूदनः सूय, 


-मध्यम्‌ आकाश का मध्य बिन्दु, ऊध्वे विदु,-लोकः दिव्य 
जगत्‌, स्वगलोक, बधूः (स्त्री०) दिव्य कन्या, अप्सरा, 

 बापी गंगा,---वेह्या स्वर्ग की गणिका, दिव्य परी, 
अप्सरा, - बंद्य (पुं०, द्विी० व०) दो अश्विनीकुमारों 
का विशेषण, था . सोम का विशेषण 2. इन्द्र के 
वज्र का विशेषण,-- सिन्धु -- स्वर्गंगा । 


स्वरः [स्वर-|-अच्‌, स्वृ--अप वा] . शब्द, कोलाहल 


2. आवाज़ - स्वरेण तस्पाममृतख्न॒ुतेव प्रजल्पितायाम- 
भिजातवाचि कु० १।४५ 3. संगीत के सुर, ध्वनि, 
लय (सुर सात हैं निषादर्षभगांन्धारषड्जमध्यम- 
घंवता: । पञ्चमब्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वरा: 
-अमर०) 4. सात को सख्या 5. स्वर अक्षर 
6. स्वराघात (यह गिनती में तीन हैं - उदात्त, अनु- 
दात्त और स्वरित) 7. श्वासवाय्‌ 8. खुर्राटे भरना । 
सम० अंशः आधा या चौथाई स्वर (संगीत० में), 
- अन्तरम्‌ दो स्वरों के उच्चारण के बीच का अव- 
काश, क्रमभंग,--उदय (वि०) जिसके बाद स्वर हो, 
--उपध (वि० ) जिसके पूर्व स्वर हो,  ग्रामः सरगम, 
स्वरसप्तक, स्व॒रों का समह,--बद्ध (वि०) ताल 
स्वर में बंधा हुआ गाना, भक्ततिः (स्त्री०) र्‌ और 
ल के उच्चारण में अन्तर्निविष्ट स्वर की ध्वनि जब 
इन अक्षरों के पश्चात्‌ कोई ऊष्मवर्ण या कोई अकेला 


( ११५९ ) 


व्यंजन हो (उदा० वर्ष का उच्चारण “वरिष' हं), 
--भज्गः . उच्चारण की अस्पष्टता, टूटा हुआ उच्चा- 
रण, आवाज़ का बैठ जाना,--भण्डलिका एक प्रकार की 
वीणा, - छासिका बांसुरी, मुरली,--शून्‍्य (वि०) 
संगीतसुरों से रहित, बेसुरा, संगीत के ताल सुरों से 
हीन, - संयोगः . स्व॒रों का मिल जाना 2. ध्वनि 
या सस्‍्वरों का मेंल--अर्थात्‌ आवाज़-अन्य एवं 
स्वरसंपोग:--मच्छ ०. १।३, उत्तर० ३, पण्डित 
कौशिक्या इव स्वरसंयोग: श्रूयते - मालबि० ५, 
सडक्रमः . सुरों के उत:र-चढ़ाव का क्रम -त॑ तस्य 
स्वरसड-क्रमं मदुगिरः श्लिष्ट च तन्त्रीस्वनम्‌ -- मृच्छ० 
३।५ 2, सरगम, - सन्धि: स्वरों का मेल, -सामन्‌ 
(पूं०, ब० व०) यज्ञीय सत्र में विशेष दिन के 
विशेषण । 

स्वरबत्‌ (वि०) [ स्वर-+-मतुप्‌ ] [. ध्वनियुक्त, निनादी 
2. सुरीला 3. स्वरविषयक 4. स्व॒राघात से युक्त, 
सख्वर । 


स्वरित (वि०) [ स्वरो जातो5स्थ इतच्‌ ] . ध्वनियक्त 
2. ध्वनित, स्वर के रूप में बोला गया 3. उच्च रत 
4. स्वरित उच्चारणचिह्न से युक्त,-तः उदात्त (ऊँचे) 
और अन॒दात्त (नीचे) के बीच का स्वर समाहार: 
स्वरितः -पा० १।२।३१, दे० इस पर सिद्धा० । 

स्वर: [ स्व+उ | . धूप 2. यज्ञीयस्तम्भ का एक 
अंश 3. यज्ञ 4. वज्त्र 5. बाण । 

स्वरुस्‌ (पुं०) | स्वृ+ उस | वच्च्र । 

स्वर्ग: | स्वरितं गीयते-गे-+-क, सु+ऋजू-धव्ण | 
बकुंठ, इन्द्र का स्वर्ग) बहिश्त--अहो स्वर्गादधिकतर 
निव तिस्थानम-श ० ७। सम०-आपगा स्वर्गीय गंगा, 
--ओकस्‌ (पुं०) सुर, देव, -गिरिः स्वर्गीय पहाड़, 
सुमेरु,--द, --प्रद (वि०) स्वर्ग में प्रवेश दिलाने 
वाला,--हद्वारम स्वर्ग का दरवाज़ा, वकुंठ का 
दरवाज़ा -स्वार्ग में प्रवेश स्वगंद्वारकपाटपाटनपटुधे- 
मॉपि नोपाजित:--भतं ० ३।१०, - पतिः, --भत्तु 
(पं०) इन्द्र,-- लोकः . दिव्य प्रवेश 2. वेकुंठ,-बधू:, 
-सत्री (स्त्री०) दिव्य बाला, स्वर्ग की परी, अप्सरा 
-स्वगंस्त्रीणां परिष्वज्भ: कथं मत्यन लम्यते,---साधनम्‌ 
स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय । 

स्वगिन (१०) [ स्वर्गोज्स्त्यस्थ भोग्यत्वेन इनि ] 4. सुर, 
देव, अमर, त्वमपि विततयज्ञ: स्वगिण: प्रीणयालम्‌ 
श० ७।३४, मेघ० ३० 2. मृतक, मरा हुआ पुरुष | 

स्वर्गोय, स्वग्य (वि०) [ स्वर्ग +-छ, यत्‌ वा ] ।. स्व 
का, दिव्य, देवी 2. स्वर्ग की ले जाने बाला, स्वगं में 
प्रवेश दिलाने वाला -मनु० ४॥१३, ५।४८ । 

स्वर्णम्‌ [ सुष्ठ अर्णो वर्णो यस्थ | . सोना 2. सोने का 
सिक्‍का । सम० -- अरिः गंघक,-कणः, -कणिका सोने 


के दाने, काय (बि०) सुनहरी शरीर वाला, (+-यः) 
गरुड़ का नाम, - कार: सुनार,--गरिकम्‌ गेरु, लाल 
खड़िया, चडः 7. नीलकंठ 2. मुर्गा,--जम्‌ रांगा, 
--दीधिति: अग्नि, पक्ष: गरुड़, -पाठकः सुहागा, 
--पुष्पः चम्पक वृक्ष, -- बंधः सोना गिरवी रखना, 
-भड्ूरः स्वर्णपात्र, माक्षिकम्‌ सोनामक्खी नाम का 
एक खनिज पदार्थ, --रेखा, लेखा सोने की लकीर, 
--वणिज्‌ ( पुं०) 7. सोने का व्यापारी 2. सर्राफ़, 
--वर्णा हल्दी । 

स्‍्वर्द (म्वा० आ० स्वदंते) चखना, स्वाद लेना । 

स्वल (म्वा० पर० सस्‍्वलति ) जाना, हिंलना-जुलन। । 

स्वल्प (वि०) [ सुष्ठ अल्पं -प्रा० स०, म० अ० स्वल्पी- 
यस, तथा उ० अ० स्वल्पिष्ठ | 4. बहुत छोटा या 
थोड़ा, स॒क्ष्म, निरर्थक 2. बहुत कम । सम०-आहारः 
(वि० )*बहुत कम खाने वाला, संयमी, मिताहारी, 
--कड्ूः चील का एक भेद बल (वि०) अत्यंत 
दुबेल या कमज़ोर,--विषयः . नगण्य बात 2. छोटा 
भाग--व्ययः अत्यन्त कम खर्च, दरिद्रता,--नश्नीड 
(वि०) बहुत कम लज्जा वाला, बेशमं, नि्लेज्ज, 

शरीर ( वि०) बहुत छोटे क़द का, ठिगना । 

स्वल्पक ( वि० ) [ स्वल्प+-कन्‌ ] बहुत थोड़ा, बहुत 
छोटा, बहुत कम । क्‍ 

स्वल्पीयस (वि० ) [ स्वल्प--ईयसुन्‌ स्वल्प की म० 
अ० ] बहुत कम, अपेक्षाकृत छोटा, अपेक्षाकृत 
सूक्ष्म । 

स्वल्पिष्ठ (वि०) [ स्वल्प--इष्ठन्‌ू, 'स्वल्प की 3० 
अ० | अत्यन्त कम, सबसे छोटा, अत्यन्त सूक्ष्म । 

स्वश्रः [>>श्वशरः | अपने पतिया पत्नी का पिता, 
इवसुर, तु० इवशुर । 

स्‍्वस (स्त्री०) [ सू+अस्‌ +-कन्‌ |] बहन, भगिनो 
--स्वसा रमादाय विदर्भनाथ: पुरप्रवेशाभिमुखोी बभूव 
-“ रघु० ७।१,९० । 

स्वसत्‌ (वि० ) [ स्व--सु-+-क्विप्‌ ] अपनी इच्छानुसार 
जाने या चलने-फिरन वाला । 

स्वस्क्‌ (म्वा० आ० स्वस्कते ) दे० 'ष्वक । 


स्वस्ति (अव्य०) [ सु+अस्‌ +-क्तिचू, वा अस्तीति 
विभक्तिरूपकम्‌ अव्ययम्‌, प्रा० स० | अव्यय, इसका 
अर्थ है 'क्षेम, कल्याण हो आशीर्वाद, जय जयकार, 
जाते समय की नमस्ते (संप्र ० के साथ) स्वस्ति भवते 
- श० २, स्वस्त्यस्तुते रघु० ५१७ (प्रायः अक्ष- 
रारम्भ में प्रयक्‍त) । सम०--अयनम्‌ !. समृद्धि के 
दिलाने वाला उपाय 2. मन्त्र पाठ या प्रायश्चित्त 
द्वारा पाप को हटाना 3. दान स्वीकार करने के बाद 
ब्राह्मण का धन्यवाद करना--प्रास्थानिक स्वस्त्ययन 
प्रयज्य --रघु० २।७०, -4:,--भावः शिव का विशे- 


( ११६० 9) 


पण, -मखः . पत्र 2. ब्राह्मण 3. बच्दी, स्तुति पाठक, 
--वाचनम, -- वांचनकम, वाचनिकम . यज्ञ या कोई 
मांगलिक काय आरम्भ करते समय किया जाने वाला 
एक धामिक कृत्य 2. फलों द्वारा आज्ञीवाद या बधाई 
देने का विशेष कम, वाच्यम्‌ बधाई, आशज्ञीवर्द । 
स्वस्तिकः [| स्वस्ति शभाय हितं क ] . एक मंगल चिह्न 
जो किसी शरीर या पदाथ पर बनाया जांता हें 
((त्र) 2. कोई मंगलद्र॒व्य 3. चार मार्गों का मिलना 
4. भजाओं को व्यत्यस्त रूप से छाती पर रखना 
जिससे कि एक व्यत्यस्त (>< ) चिह्न बने - स्तन- 
विनिहितहस्तस्वस्तिकाभिवेधृभि: - मा० ४१०, शि० 
१०।४३ 5. एक विशेष शक्ल का महल 6. चोराहे से 
बना हुआ एक त्रिभजाकार चिह्न 77 एक तरह का 
पिष्टक 8. विषयी, व्यभिचा री 9. हहसुन, कः, - कम्‌ 
विशेष रूप का मन्दिर या भवन जिसके सामने 
चब्तरा बना हो 2. एक योगासन । 
स्वत्नोय:, स्व्नेयः | स्वस॒--छ, ढक वा ] भानजा, बहन 
का पत्र । 
स्वल्लोया, स्वस्नेयी | स्वश्नीय +-टाप्‌, 
भानजी, बहन की पुत्री । 
स्वागतम [ सु+-आ-+ गम्‌ --क्त ] शुभागमन, सुखद 
अग॒वानी (मख्यतः संप्र० में रखें हुए व्यक्ति को 
अभिवादव करने में प्रयक्त) स्वागत देव्य 
--मालवि० १, (तस्मे) प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचन 
स्वागत व्याजहार -मेघ ० ४, स्वागतं स्वानधीकारान 
प्रभावरवलम्ब्य व: । युगपद्‌ युगबाहुम्य: प्राप्तेम्य 
प्राज्यविक्रमा: -कु० २१८ । 
स्वाड्िकः [ स्वाड्रु--ठक ] ढोल बजाने वाला। 
स्वाच्छन्यम्‌ | स्वच्छन्दस्य भाव: ध्यञा ] अपनी इच्छा के 
अनसार काय करने की शक्ति, स्वच्छंदता, स्वतन्त्रता 
कन्याप्रदान स्वाच्छन्यादासुरों घर्म उच्यते मन॒० 
३।३१ ([ स्वाच्छन्यन, स्वाच्छन्यतः जानबझ कर 
स्वेच्छा से) । 
स्वातन्यम | स्वतन्त्र -- ष्य जज | ड्च्छा शक्ति की स्वतन्त्रता रे 
स्वाधीनता,--न स्त्री स्वातन्त्यमहेति मनु० ९॥३, न 
स्वातन्त््यं क्वचित्‌ स्त्रिया: - याज्ञ- १।८५ । 
स्वातिः-तो (स्त्री०) [ स्व--अत्‌-+इन्‌, पक्षे डीष | 
4. सूथय को एक पत्नी 2. तलवार 3. शुभ नक्षत्रपुंज 
4, पन्रहवां नक्षत्र जो शभ माना गया हू - स्वात्यां 
सागरशक्तिसम्पुटगतं सन्‍्मौक्तिकं जायते-भतं ० २।६७। 
सम० योग: स्वाती का (चन्द्रमा के साथ) योग । 
स्वाद दे० 'स्वद्‌ । 
स्वादः, स्वादनम्‌ | स्वद्‌ (स्वाद )-घठा, ल्यृट, वा | 
4. मज़ा, रस 2. चखना, खाना, पीना 3. पसन्द 
करना, मजे लेना, उपभोग करना 4. मघूर करना । 


स्वश्नेय +-डीप | 


स्वादिमन (पुं०) [ स्वाद -|-इमनमिच | सुस्वादुता, माधुये । 
स्वादिष्ठ (वि०) [ स्वादु--इष्ठन्‌, 'स्वादु की उ० अ० |] 
अत्यन्त मधर, सबसे मीठा कि स्वादिष्ठं जगत्यस्मिन 
सदा ससख्धि: समागमः । 
स्वादीयस्‌ (वि०) [स्वादु-+-ईयसुन्‌, 'स्वादु की म० अ०| 
अपेक्षाकृत अधिक मीठा, बहुत मधुर--काव्यामृत रसा- 
स्वाद: स्वादीयानमृतादपि । 
स्वाद (वि०) (स्त्री०-बु,-6ी) | स्वद्‌+-उण्‌, म० अ० 
स्वादीयस, उ० अ० स्वादिष्ठ ] . मधर, सुहावना 
चखने में अच्छा, ज़ायकेदार, मज़ेदार, रुचिकर, मीठा 
>5तषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिलं स्वाद सुरभि 
>>भत्‌० ३॥९२, मंघ० २४ 2. सुखद, रुचिकर 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर (पूं०) मधुररस, स्वाद की 
मिठास, मज़ा 2. शीरा, राब, (नपुं०) माधुय, मज़ा 
रस -कवि: करोति काव्यानि स्वाद जानाति पण्डित 
सुभा०,>दुः (स्त्री०) अंग्र। सम०- अन्नम 
मीठा या चना हुआ भोजन, स्वादिष्ट खाद्य, पक्‍वाजन्न 
अम्ल: अनार का पेड,--खण्ड: 4. किसी मीठी 
चीज़ का टुकड़ा 2. गड़, राब,--फलम्‌ बेर, बदर, 
5 मलम गाजर, -रसा 4. द्राक्षा 2. शताबरी पौधा 
3. काकोली मूल 4. मदिरा 5. अंग्र, -शुद्धम . सेघा 
नमक 2. समद्री नमक । 


स्वाह्दो [स्वादु+डीप | द्राक्षा, अंगूर । 

स्वानः |[स्वन्‌+-घञ्ा | ध्वनि, कोलाहल । 

स्वाप: [स्वपृ+-घञ्य ] . निद्रा, सोना उत्तर० १॥३७ 

सुपना आना, स्वप्न 3. निद्रालता, ऊघना, आलस्य 

4. लकवा, कम्पवाय, संन्न हो जाना 5. किसी एक 
नाड़ी पर दबाव से अस्थायी या आंशिक असंवेद्यता 
जड़ता । 

स्वापतेयम [स्वपतेरागतं ढञ ] धन, दौलत, सम्पत्ति-स्वा- 
पतेयकृते मर्त्या: कि कि नाम न कुवेते पंच० २।१५६, 
शि० १४।९ | 

स्वापदः दे० 'द्वापद' । 


स्वाभाविक (वि०) (स्त्री ०-की ) [स्वभावादागत:-ठव्य_] 
अपनी निजी प्रकृति से संबद्ध, अन्तर्जात, अन्तहित, 
विशेष, प्राकृतिक -स्वाभाधिक विनीतत्वं तेषां विनय- 
करमंणा । ममच्छे सहजं तेजो हविषव ह॒विर्भजाम 
रघु० १०।७९, ५१६९, कु० ६।७१, काः (पृं० 
ब० कक बोद्धों का एक सम्प्रदाय जो सभी वस्तुओं 
के नियमानसार बनी मानते हूँ । 
स्वामिता,-त्वम [स्वामि+-तल - टाप, त्व वा| 4. मालिक- 
पना, प्रभुत्व, मिल्कियत के अधिकार 2. एकायत्तता 
प्रभता । 
स्वामिन (वि०) (स्त्री० --नी ) [स्व-अस्त्यथें-मिनि, दीघेः | 
एकायत्त अधिकारों से युक्त -(पुं०) . स्वामी, 


( ११६१ ) 


मालिक, 2. प्रभ, स्वत्वाधिका री -- रघस्वामिन: सच्च- 
रित्रं->विक्रमांक ७ १८।१०७ 3. प्रभ, राजा, नरेश 
4. पति 5. गररु 6. विद्वान ब्राह्मण, अत्यन्त ऊंचे दर्ज 
का धार्मिक पुरुष या संन्‍्यासी (इस अर्थ मे यह शब्द 
प्रायः नाम के साथ जड़ता हें) 7. कातिकेय का 
विशेषण 8. विष्ण का विशेषण 9. शिव का विशेषण 
40. वात्स्यायन मनि का विशेषण 4. गरुड़ का 
विशेषण | सम०  उपकारकः घोड़ा, कार्यम्र किसी 
राजा या प्रभु का कायं, - पाल (पुं०, द्वि० व०) 
(पशुओं का) मालिक और रखवाला-- मनु ० ८५, 
--भाव:ः मालिक या प्रभ की अवस्था, मालिकपना 
--वात्सल्यम पति या स्वामी के लिए स्नंह,-सज़ाव 
. मालिक या प्रभ की सत्ता 2. मालिकया प्रभ 
की अच्छाई,-- सेषा . स्वामी या मालिक की सेवा 
टहल 2. पति का आदर, सम्मान । 


स्वाम्यम [स्वामिन्‌+पष्यञ्ञ_] !. स्वामित्व, प्रभुता, मालिक- 
पना 2. संपत्ति का अधिकार या हक़ 3. राज्य, सर्वा 
परिता, शासन । 

स्वायंभव (वि०) (स्त्री०-वी ) [स्वयंभू+अण्‌ | !. ब्रह्मा 
से सम्बन्ध रखने वाला--कु० २॥१ 2. ब्रह्मा से 
उत्पन्न, व: प्रथम मन्‌ का विशेषण (क्योंकि वह 
ब्रह्मा का पुत्र था) । 

स्वारसिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [स्वरस--ठक्‌ | अन्तवर्ती 
रस या माघय से ओतप्रोत (काव्यरस ) । 

स्वारस्यम [स्वरस --ष्यव्व_] . स्वाभाविक रस या श्रष्ठता 
का रखने वाला 2. लालित्य, योग्यता । 

स्वाराज (पृ०) [स्व-+-राजू-+-क्विप्‌| इन्द्र का विशेषण । 

स्वाराज्यम [स्वराज-+ष्यञ्ा | 5. स्वग का राज्य, इन्द्र 
का स्वर्ग 2. स्वप्रकाशमान ब्रह्मा से तादात्म्य । 

स्वारोचिष:, स्वारोचिस्‌ (पं ० ) [स्त्ररोचिष: अपत्यम्‌ +-अण्‌ | 
द्वितीय मन का नाम--दे ० मन के अन्तगंत । 


स्वालक्षण्यम [स्वलक्षण--ष्यञा ] विशेष लक्षण, स्वाभा- 
विक अवस्था, खासियत, मन्‌ ९)१९। 

स्वाल्प (वि०) (स्त्री०-ल्पी) [स्वल्प--अण | 5. थोड़ा 
छोटा 2. कुछ, कम, - ल्पम्‌ 4. थोड़ापन, छुटपन 
2. संख्या का छोटापन । 

स्वास्थ्यम्‌ [स्वस्थ --ष्यञ्ञ |] 4. आत्मनिभ रता, स्वाश्रयता 
2, साहस, कृतसंकल्पता, दिलेरी, दृढ़ता 3. तन्दुरुस्ती 
नीरोगता 4. समद्धि, कुशलक्षेम, सुखचन 5. आराम 

तोष, हिम्मत ---लब्धं मया स्वास्थ्यमू श० ४। 

स्वाहा [स+आ-+-छ्वे+डा] 5. सभी देवताओं को बिता 
किसी विचार के दी जाने वाली आहुति 2. अग्नि 
की पत्नी का नाम ( अव्य० ) देवताओं के उद्देश्य 
से आहुति देते समय उच्चारण किया जाने वाला 
शब्द ---इन्द्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा । सम०-कार 


१४६ 


स्वाहा शब्द का उच्चारण करना--स्वाहास्वधाका र- 
विवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि,--परति:, 
--प्रियः आग,--भज (पुं०) सुर, देव । 
स्विद (अव्य०) [ स्विद्‌-|- क्विप्‌ ] प्रश्नवाचक या पृच्छा- 
परक निपात, प्राय: 'सन्देह आइचय को प्रकट करता 
है, इसका अथ हूं क्या' है! 'ए' हा, ओ, हो को 
ध्वनि क्या ऐसा हो सकता हैं आदि; इस अर्थ म॑ 
तथा अनिद्चयार्थ प्रकट करने के लिए इसे प्रश्नवावक 
स्वंनाम के साथ जोड़ दिया जाता हूँ कास्विदव- 
गण्ठनवती नातिपरिस्फूटशरीरलावण्या -- श० ५।१३, 
घ० १४, कभी कभी यह पृथक रूप से या और 
'अथवा' अथे को प्रकट करता हैँ; कभी कभी 'न्‌ 'उत 
और वा के साथ जड़कर; दे० कि० ८।३५, १२। 
१५, १३।८, १४।६०, आहो के साथ भी । 


स्विद | (दिवा० पर० स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न) 

स्वेद आना, पसीना आना- स्विद्यति कृणति वैल्लति 

“काव्य० १०, उत्तर० ३।४९, कु० ७।७७, मा० 

१।३५, स त्वां पश्यति कंपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 
गीत० ११! 

॥ (भ्वा० आ० स्वेदते, स्विन्न या स्वेदित) 4. मालिश 
किया जाना 2. चिकनाया जाना 3. विक्षुब्ध होना 
--प्रेर ० (स्वेदयति -ते) 4. पसीना छाना 3. गरम 
करना । 

स्वीकरणम, स्वीकारः, स्वोकृतिः [स्व+चि्वि--क-+ल्यट 
(घञ्म , क्तिन्‌ वा) | . लेना, ग्रहण करना 2. हामी 
भरना, सहमत होना, प्रतिज्ञा करना, हामी, प्रतिज्ञा 
. वाग्दान, पाणिग्रहण, विवाह । 


स्वीय (वि०) [स्व--छ] अपना, अपना निजी-लोकालोक- 
विसारितेन विहित॑ स्वीयं विशद्धम्‌ू यशः-सा० द० ९७। 
स्व (म्वा० पर० स्वरति, इच्छा० सिष्वरति, सुस्वृष॑ति) 
. शब्द करना, सस्वर पाठ करना 2. प्रशंसा करना 
3, पीडा देना या पीडित होना 4. जाना, अभि---, 
प्र--, शब्द करना, सम , पीड़ा देना (आ०) 
भद्ठि ० २३२८ । 
स्व (क्रया० प० स्व॒णाति) चोट पहुंचाना, मार डालना । 
स्वेक (म्वा० आ० स्वेकते ) जाना । 
स्वेद: [ स्विद भावे घवञ्य_| पसीना, पसेठ, श्रमबिदु 
-अडग लिस्वेदेन दृष्यरन्नक्षराणि-विक्रम० २। सम० 
उदम,-उदकस्‌, जलरूम पसीना, श्रमकण,-चूषक 
शीतल मंद पवन, ठंडी हवा (पसीना सुखाना ),--ज 
(व०) ताप या भाप से उत्पन्न होने वाला, पसीने 
से उत्पन्न होने वाला (जँ, खटमलऊल आदि जीव) 
स्वर (वि०) [ स्वस्य ईरम ईर्‌--अच वृद्धि: | ). मनमाना 
आचरण करने वाला, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी, अनि 
यंत्रित, निरंकुश--बद्धमिव स्वेरगतिरजनमिह सुखसंगि- 


( ११६२ ) 


नमवेमि-- श० ५११, अव्याहतः स्वेरगत: स तस्या 
--रघ० २।५ 2. स्वतंत्र, असंकोच, विश्वस्त, जंसा 
कि स्वरालाप मद्रा० ४|८ 3. मन्थर, मद नम््र 
“मुद्रा० १॥२ 4. सुस्त, मंद 5. अपनी मर्जी चलाने 
वाला, एच्छिक, यथाकाम,-- रम स्वच्छंदता, स्वेच्छा- 
चारिता, --रम्‌ (अव्य०) . इच्छा के अनुसार 
मनपसंद, आराम से -- सार्था: स्वर स्वकीयंष चेरुवश्म- 
स्विवाद्रिषच-्रघठ १७।६४ 2. अपने आप, स्वत 
3. शन: शनः:, नम्नता पृवक, मद॒ता के साथ---उत्तर० 
३।२ 4. आहिस्ता से, धीमी आवाज़ में, अस्पष्ट 
(विप० स्पष्ट )--पर्चात्स्वेरं गज इति किल व्याहत॑ 
सत्यवाचाज-वैणीठ ३॥९ | 


(अव्य०) [हा-+ड ] बलबोघक निपात जो पूर्बवर्ती 
दब्द पर बल देता हू, इसका अथ हूं 'सचमच' यथाथ 
में निश्चय ही आदि, परन्तु कभी कभी इसका उपयोग 
बिना किसी विशेष अथं को प्रकट किये केयल पाद- 
पूर्ति के निमित्त भी किया जाता हूँ, विशेष कर वेदिक 
साहित्य मं--तस्य ह शैतं जाया बभवृ:, तस्य ह पवत- 
नारदौ गृह ऊपतुः भादि-ऐत ०, यह कभी कभी संबोधन 
के लिए भी प्रयक्‍्त होता है, तिरस्कार या उपहास के 
लिए विरल प्रयोग--(पुं०) !. शिव का ए 
2. जल 3. आकाश 4. रुधिर । 


[हस्‌+अच्‌, पषो ० वर्णागम:, भवेद्वर्णागमात्‌ हंस 
-सिद्धा ०] . राजहंस, मराल, मुर्गाबी, कारंडव-हंसा 
संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातंचर्या गता:-- मच्छ०५।६, 
न शोभते सभामध्य हंसमध्यं बकोी यथा-सुभा ०, रघ्‌० 
३।१०, ५११२, १७।२५ (इस पक्षी का वर्णन जसा 
कि संस्कृत के कवियों ने किया ह, अधिकतर काव्या- 
त्मक हैं, उसे ब्रह्मा का वाहन बताया जाता हैं, बर- 
सात के आरभ में उसे मानसरोवर की ओर उड़ता 
हुआ बताया जाता हू तु० “मानस । एक सामान्य 
कविसमय के अनुसार हंस को दूध और पानी को 
पृथक-पथक करन वाला विशेष शक्ति संपन्न पक्षी 
माना जाता हू उदा० सार ततीो ग्राह्ममपास्य फल्ग 
हँसो यथा क्षीरमिवाम्बमध्यात्‌ पंच० १, हंसो हि 
क्षीरमादत्त तन्मिश्रा वर्जयत्यप:ः श० ६।२७, नीर- 
क्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनषे चेत। विश्वस्मि 
चघनानयः कुलबत्रतं पालग्रिष्पति कः-- भामि० १।१३ 
दे० भर्तं० २१८ भी 2. परमात्मा, ब्रह्म 3. आत्मा 
जीवात्मा 4. प्राण वायओं में से एक 5. सूर्य 6. शिव 


स्वरता,-त्वम[ स्वर--तल--टाप्‌, त्व वा ] स्वेच्छा- 
चारिता, स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रता 

स्वरिणी [ स्वेरिन +डीपू ] असती, कुलटा, व्यभिचारिणी 
याज्ञ ० २।६७ | 

स्वरिन्‌ ( वि० ) [स्वेन ईरितु शीलमस्य- स्व--ईर 
+#णिनि ] मनमानी करने वाला, स्वेच्छाचारी 
अनियंत्रित, निरंकुश 

स्वरिन्ध्री दे० सरन्प्री । 

स्वोरसः (पुं०) तलीय पदार्थ सिल पर पीसन के बाद उस 
में लगा हुआ (उस पदार्थ का) अंश या तलछुट । 

स्वोवज्ञीयम्‌ (नपुृ०) आनन्द, समृद्धि (विशेषकर भावी 
जीवन के विषय में) । 


7, विष्ण 8. कामदेव 9. राजा जो महत्वाकांक्षी न 

0 विशेष संप्रदाय का सनन्‍्यासी 7. दीक्षागुरु 
2. ईर्ष्या, हेष से हीन व्यक्ति 3., पर्वत । सम० 
--अड॒भ्निः सिंदूर, अधिरूढ़ा सरस्वती का विशेषण, 
--अभिव्यम चाँदी, कांता हंसिनी,-- कौलकः एक 
प्रकार का रतिबंध,--गति (वि०) हंस जेंसी चाल 
चलने वाला, राजसी ढंग से इतरा कर चलने वाला 

गदगदा मधरभाषिणी स्त्री,- गरामिनी !. हंस की 
सी सुन्दर गति वाली स्त्री मन्‌० ३।१० 2. ब्रह्माणी 
>पूलः, लम्‌ हंस के मुठ्ायम पर, दाहनम्‌ अगर 
की लकडी,--नादः हंस का कलरव, - नादिनी मध र- 
भाषिणी स्त्रियों का भेद (पतली कमर, बड़े नितंब 
गज की चाल और कोयल के स्वर वाली ) संदर स्त्री 

गजेन्द्रमना तन्‍वी कोकिलालापसंयता, नितंब 
गविणी या स्यात्सा स्मृता हंसनादिनी,--माला हंसों 
की पंक्षि--कु० १।३०, - युवन्‌ (पृ०) जवान हंस, 
रथः, बाहनः ब्रह्मा के विशेषण,--राजः हंसों का 
राजा, बड़ा हंस,--लोमशकम्‌, कासीस,-- लोहकम 
पीतल, ---श्रणी हंसों की पंक्ति । 


हँंसकः [हंस-+कन्‌, हंस+क- के वा] !. कारडव, मराल 
2. पैरों का आभूषण, नूपुर, पायजंब - सरित इव 
सविश्रमप्रपातप्रणदितहंसकभ्ूषणा विरेज:--शि० ७। 
२३, (यहाँ यह शब्द 'प्रथम अर्थ में भी प्रयक्‍त हुआ 
है, दूसरे अर्थों के लिए देखो ऊ० हंस) 

हँसिका, हंसी | हं+कन-+टाप, इत्वम, हंसर-+डप | 
हंसनी, मादा हंस । 

हैँंही (अव्य०) | हम्‌ इत्यव्यक्तं जहाति--हम्‌-- हा -+-डो | 
संबोधनात्मक अव्यय जो आवाज देने में प्रयक्‍त होता 


( ११६३ 9) 


हूँ जसे अंग्रेजी का 'हललो' (प्॒७0) शब्द 
-- हैेही चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवधयध्व॑ रसान्‌ 
-चन्द्रा० १॥२ 2. तिरस्कार एवं अभिमानसूचक अव्यय 
3. प्रश्न वाचक अव्यय (नाटकों में इस शब्द का 
प्रयोग मध्यम पात्रों द्वारा प्रायः संबोधन के रूप में 
किया जाता ह॑ हुंहों ब्राह्मण मा कुप्य - म॒द्रा० १) । 

हकक्‍कः [हक इति अव्यक्तं कायति-हक--क --क ] हाथियों 
को बलाना । 

हँजा हंज | हम इति अव्यक्तं जप्यते5त्र -हम-+-जप्‌-+-डा 
(डे) | संबोधनात्मक अव्यय जो किसी दासी या नौक- 
रानी को बुलाने में प्रयकत होता हूं - हंजे कंचणमाले 
अहम ईदिसी कड़भासिणी -रत्न० ३ । 

हुट (म्वा० पर० हटति, हटित) चबकना, उज्ज्वल होना। 

हृदः | हट--ट, टस्य नत्वम | बाजार, हाट, मेला । सम० 
-“वौरकः वह चोर जो बाजार से चीज चराय 
--गंठकंठा, --विलासिनी [. वारांगना, वेश्या, रंडी 
2. एक प्रकार का गंधद्रव्य । 


[हूठ -+-अच्‌ | . प्रचण्डता, बल 2. अत्याचार, लट- 
खसोट, (ह॒ठेन, हठात्‌ -(क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयक्‍त ) बलपूर्वक, प्रचंडता से, अचानक, दुराग्रहपू्वक 
अम्बालिका च चण्डवर्मंणा हठात्‌ परिणेतुमात्मभव- 
नमनीयत दश०, वानरान वारयामास हठेन मधरेण 
च राम०। सम०--थोगः योग की एक विशेष- 
रीति या भावचिन्तन व मनन का अभ्यास (“राजयोग 
से भिन्नता दिखाने के लिए इसका नाम 'हठयोग 
पड़ा; इसका अभ्यास भी कुछ कठिन हे, इसके अन 
पालन की अनेक रीतियाँ हैँ, उदा० एक पर के बल 
खड़ा होना, हाथों का ऊपर किये रहना, सिर ऊपर 
करके धूम्रपान करना आदि ) ,--बिद्या बलपूृर्वक मनन 
करने का विज्ञान । 
हषड्डि: [हट --इन्‌, पृषो ०] काठ की बेड़ी । 


हडडि (डि) कः, हड्डः [हठ-+-इकक्‌, पृषो०, हठ--इन 
पृषी ०, कन्‌ वापषि] अत्यंत नीच जाति का पुरुष, भंगी 
आदि । 

हंड्डम [ह5-+-ड पृषी ०] हड्डी । सम० - जम मज्जा । 

हण्डा (अव्य०) [हन्‌ +डा] संबोधनात्मक अव्य० जो निम्न 
श्रेणी की स्त्रियों को ब॒लाने में, या निम्नततम जाति 
(भंगी आदि) के व्यक्तियों द्वारा आपस में एक दूसरे 
को संबोधित करने नें प्रयक्त होता हू -हंडे हंजे 
हलाद्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति अमर०, स्त्री० एक 
बड़ा मिट्टी का बतंन । 

हण्डिका, हण्डी [हण्डा---कन्‌-टापू, इत्वम, हण्ड-- हीष | 
हांडी, मिट्टी का एक वतन । 

हंंडे (अव्य०) [हन्‌--डे ] दे० हंडा (अव्य०) । 

हत (भ० क० क्ृ०) [हन्‌--कक्‍्त] 4. मारा गया, वध 


हंठः 


जा" डरा" ..॥. *-गायाा "मामला न... 


ँ्ाइ। "गा... गा... धशशााााााााााााााा  ्ााााा............ अयूइ इक क........आ..................3......ुल-............-----.०००००००००० ४००००. नूहइ "गाल". विलाााााााााा.. 8... आा.. डा... शलाका. पा. गाना... 


किया गया 2. चोट पहुँंचाई गई, प्रहार किया गया, 
क्षतिग्रस्त 3. नष्ट, बरबाद 4. वज्चित, हीन, रहित 
5. निराश भग्नाश 6. गणित--दे० हन, “निकम्मा 
अभिशप्त' 'दयनीय' अधम' अर्थों को प्रकट करन के 
लिए यह समस्त शब्द के प्रथम पद के रूप में प्रयक्‍त 
होता है ै. अनशयदु:खायदं हतहृदयं संप्रति विबद्धम्‌ 

श० ६६, कुर्यामपेक्षां हतजीविते5स्मिन्‌ू--रघु ० 
१४।६५, हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाक:-शि० 
११॥/६४। सम० आश (वि०) 7. आशा से रहित 
निराश, ध्वस्ताश 2. दुबंठ, अशक्त 3. ऋर, निर्देय 
4. बांझ 5. नीच, दुष्ट, पाजी, अभिशप्त, दुवेत्त, 
- कण्टक (वि०) कांटों से मक्‍त, शत्रुओं से रहित 
+चित्त (वि०) व्याकुल, घबड़ाया हुआ,-त्विष्‌ 
(वि०) धंधा -रघृ० ३।१५,-देव (वि०) हत- 
भाग्य, भाग्यहीन, दुर्भाग्यग्रस्त,--प्रभाव (वि०) - बोर्य 
(वि०)शक्तिहीन, निर्वीयं, बलहीन,--बृद्धि (वि०) 
ज्ञान से वज्चित, बेहोश, भाग,-- भाग्य (वि०) 
भाग्यहीन, बदक़िस्मत, -- मर्ख: बड़ा मे, बद्ध,- लक्षण 
(वि०) शुभलक्षणों से विरहित, अभागा, - दोष 
(वि०) जीवित बचा हुआ,--श्री,-- संपद्‌ (वि०) 
जिसका वभव नष्ट हो गया हो, घन के न रहने पर 
जो दरिद्र हो गया हो, साध्वस (वि०) जिसका भय 
नष्ट हो गया हो, भयमुकत, निर्भेय । 


हतक (वि०) [हत-+-कन] दुःखी, द्ुःशील, दुर्वत्त नीच, 
दृष्ट (प्राय, समास के अन्त में प्रयकक्‍त)--न खल 
विदितास्ते तत्र निवश्तन्तर्चाणक्यहृतकेन - मुद्रा० २, 
दूृषिता:स्थ परिभूता:स्थ रामहतकेन - उत्तर०१,- क 
तीच पुरुष, कायर । 

हति: (स्त्री०) [हन-+-फक्तिन | 4. हत्या, विनाश 2. प्रहार 
करना, घायल करना 3. आघात, प्रहार 4. नाश, 
असफलता 5. त्रटि, दोष 6. गणा । 

हत्नः [हन्‌-+-क्त्न:] [. शस्त्र 2. रोग या बीमारी । 


हत्या [हन्‌ भावे क्‍्यप] वध करना, मार डालना, संहार 
क़तल, जधन्य वघ जैसे भ्रूणहत्या, गोहत्या, आदि । 

हुंद (म्वा० आ० हदते, हन्न) पुरीषोत्सजन, मलत्याग 
करना,-- इच्छा ० (जिह॒त्सते) 

हंदनम्‌ [हद्‌--ल्यूट] पुरीषोत्सगं, मरत्याग । क्‍ 

हन्‌ (अदा० पर० हन्ति, हत, कमवा० हन्यते, प्रेर० घात- 
यति--ते, इच्छा ० जिघांसति ) 4. मार डालना, वध 
करना, नाश करना, प्रहार कर देना--त्रयशच दूृषण- 
खरत्रिमर्धानो रणे हता: -उत्तर० २।१५, हतमपि च 
हन्व्यंव मदन:--भतं ० ३॥१८ 2. आघात करना, 
पीटना --चण्डी चण्डं हन्तुमम्यूुद्यता मां विद्युददाम्ना 
मंघराजीव विन्ध्यम---मालवि० ३।२०, शि० ७॥५६ 
3. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, कष्ट देना, संताप 


( ११६४ ) 


देना जैसा कि 'कामहत' में 4. डाल देना, छोड़ देना, 
“-भर्तृ० २७७ 5. हटाना, दूर करना, नष्ट करना, 
-अम्भोजिनीवननिवासविलासमंव हंसस्य हन्ति नितरां 
कपितो विधाता--भतृं ० २।४८ 6. जीतना, पछाड़ 
देना, पराजित करना, परास्त करना--विध्न: सहस्न- 
गणितेरपि हन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजस्ति 
--सुभा० 7. विध्न डालना, बाधा डालना 8. नष्ट 
करना, बिगाड़ना--कि० २।३७ 9. उठाना -- तुरग- 
खुरहतस्तथा हि रेणुः--श० १॥३२ 0. गुणा करना 
(गणित में ) . जाना (काव्य में इसका इस अथ 
में प्रयोग विरल हे, और जब कभी प्रयुक्त होता हैं 
तो वह काव्य का एक दोष माना जाता हैं ) उदा० 
' --कुजं हन्ति कृशोदरी--सा ० द० ७, या, तीर्थान्तरेषु 
सस्‍्नानन समुपाजितसत्कृति: । सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति 
संप्रति सादरम--काव्य »" ७, (असमथंत्व. दोष का 
उदाहरण ), अति--.,अत्यन्त क्षतिग्रस्त करना, अन्तर 
बीच में प्रहार करना, अप , ?. हटाना, पीछे धके- 
लना, नष्ट करना, वध करना 2. दूर करना, हटाना 
>-न तु खल तयोज्ञानि शक्ति करोत्यपहन्ति वा 
>-उत्तर० २।४, श० ४।७ 3. आक्रमण करना, 
बलात ग्रहण करना, अभि---/. प्रहार करना, आघात 
करना (आलं० से भी), पीटना--मा० १३९, 
मालवि० ५३ 2. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना, 
हत्या करना, नष्ट करना 3. प्रहार करना, पीटना 
(ढोल आदि) भग०-१।१३ 4. आक्रान्त करना, ग्रस्त 
कर लेना, परास्त करना, अब--, . प्रहार करना, 
मारता, वध करना <. नष्ट करना, हटाना 
3. (अनाज की भांति) कटना, आ--, 4. आघात 
पहुँचाना, प्रहार, करना, पीटना--कुट्टिममाजधान 
का०, कि० ७।१७ (आ० माना जाता है जब पीटा 
जानें वाला अपना ही कोई अंग हो--आहते शिर: 
--सिद्धा ०, परन्तु भारवि कहता है 'आजध्ते विषम- 
विलोचनस्य वक्ष:--कि० १७।६३, भट्ठि० ८१५, 
५११०२) रधृ० ४॥२३, १२।७७, कु० ४॥२५, ३०, 
2, प्रहार करना, (घंटी आदि) बजाना, (ढोल आदि) 
पीटना,--भद्ठि ० ११२७, १७७, मेंघ० ६६, रघु० 
१७।११, उद्‌ -, !. उठाना, उन्‍नत करना, ऊंचा 
करना 2. फलना, घमंडी होना, दे० उद्धत, उप -, 
. प्रहार करता, आघात करना <. बरबाद करना 
क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, वध करना - लड्जां चोप- 


हनिष्यते--भट्ट० १६।१२, ५११२, भग० ३॥।२४ 
3. पीडित करना, ग्रस्त करना, परास्त करना, टप- 
कना दारिद्रयोपहत, मूलोपहत, कामोपहत आदि 
क० ५७६, भतृ० २२६, नि -, मार डालना, नष्ट 
करना भट्टि० २३४, ६१०, रघु० ११॥७१, 


हैन्‌ 


. करना, सम्रा 


त्‌ 


भ्५ 


याज्ञ ० ३३२६२ 2. प्रहार करना, आघात करना, 
>-तानेव साम्षंतया निजघ्नु:--रघु० ७।४४, मंघ० 
७।२७ 3. जीतना, हराना-दँवं निह॒त्य कुरु पोरुषमा- 
त्मशक्त्या--पंच० १।३६१ 4. पीटना, (ढोल आदि) 
बजाना, भद्ठि० १४॥२ 5. प्रतीकार करना, निष्फल 
करना, भग्नाश करना -- रघु० १२॥९२ 6. (रोग 
आदि की) चिकित्सा करता 7. अवहेलना करना, 
8. हटाना, दूर करना, कि० ५॥३६., परा-, 
4. जवाबी वार करना, प्रत्याघात करना, पछाड़ देना, 
पीछे धकेलना, निवारण करना, परास्त कर देना, 
खदेड़ देना--देव॑ यत्पौरुषपराहतं -- राम ० 2. आक्र- 
मण करना, धावा बोलना -कटाक्षपराहते वदनप दू- 
जम मा० ७ 3. टक्कर मारता, प्रहार करना, 
प्र॒.. यध करना, क़तलरू करना,- प्राघानिषत 
रक्षांसि येनाप्तानि वने मम । न प्रहण्म: कथं पापं वद 
पर्वाषकारिणम्‌--भट्टि ० ९११०२ 2. प्रहार करना, 
पीटना, आघात करना>गदाप्रहततन: 3. प्रहार 


करना, पीटना, (ढोल आदि) रघु० १९।१५, मंघ० 
६४, प्रणि--,वध करना-भट्ठटि० २।३५, प्रति--, 
जबाबी वार करना, बदले में प्रहार करना - (तं) 
विध्यन्तमद्धृतसटा: प्रतिहन्तुमीषु:---रघचु० ९६०, 
2. हटाना, परे करना, रोकना, विरोध करना, मुक़ा- 
बला करना--तोयस्येवाप्रतिहतरय: सेकतं सेतुमोघः 
--ऊउत्तर० ३॥३६, प्रतिहतविघ्ना: क्रिया: समवलोक्य 
- हश० १११३, मेघ० २०, कु० २।४८, विक्रम० २। 
१ 3. हटाना, खदेड़ना, ढकेलना 4. दूर करना, नष्ट 
करना यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नम्नस्य तन्मे 
-मा० १।३ 5. प्रतीकार करना, उपचार करना, 
बि---, !. वध करना. क़तलर करना, नष्ट करना, 
विध्वस्त करना, संहार करना (अलं) सहसा संहति- 
मंहसां विहन्तुम--कि० ५११७. 2. प्रहार करना, ज़ोर 
से आघात करना 3. अवरोध करना, रुकावट डालना. 


विरोध करना, म॒ुक़ाबडा करना--विध्नन्ति रक्षांसि 
वने क्रतृंइच --भटष्टि० ११९, रघु० ५२७ 4. अस्वी- 
कार करना, इंकार करना. क्षय होना --रघु० २।५८, 
११।२ 5. निराशा करना, हताश करना, सम्‌--, 
4. सटा कर मिलाना, आपस में जोडना हस्तौ संहत्य 
--मन्‌० २७१, दूत एवं हि संघत्ते भिनत्त्येव च 
संहतानू--७।६६. दे० 'संहत' 2. ढेर लगाना, संग्रह 
करना, संचय करना 3. संकृुचित करना, सिकोड़ना 
4. संघ होना 5. प्रहार करता, मार डालना, नष्ट 
-+ प्रहार करना. आघात करना, क्षति- 
ग्रस्त करना। 

(वि०) [हन्‌+क्विप्‌] वध करने वाला, हत्या करने 
वाला, नष्ट करने वाला (समास के अन्त में प्रयुक्त) 


( ११६५ ) 


जसा कि वत्रहन्‌, पितहन, मातहन, ब्रह्महन आदि । 
हनः [हन्‌+अच्‌ | वध, हत्या । 
हननम्‌ [हन्‌-+ल्यूट | . वध करना, हत्या करना, आधात 
करना 2. चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना 3. गुणा । 
हनुः-न (पुं०, ) [हन्‌--उन्‌, स्त्रीत्वे वा ऊञ | 


[हयू (हि)-+अच्‌] . घोड़ा, भग० ११४, मनु० 
८।२२६ रघ० ९।१० 2, एक विशेष श्रृंणी का मनष्य 
--दे० 'अश्व' के अन्तगंत 3. 'सात' की संख्या 4. इन्द्र 
का नाम। सम०--अध्यक्ष: घोड़ों का अधीक्षक 
 -आयुवंद: अवश्वचिकित्साविज्ञान, शालिहोत्रविद्या, 


ठोडी, -नु (स्त्री०)) . जीवन पर आघात करने 
वाली चीज 2. शस्त्र 3. रोग, बीमारी 4. मृत्य 
5. एक प्रकार की औषधि 6. स्वेच्छाचारिणी स्त्री, 
वेश्या । सम० ग्रहः बन्द जबड़ा,--मलूम जबड़े 
की जड़ । 

(न्‌) मत्‌ (पुं०) |हनु(नू)-+-मतुप्‌] एक अत्यंत 
शक्तिशाली वानर का नाम (यह अंजना का पुत्र था, 
इसके पिता पवन या मरुत थे, इसी कारण इसे 
मारुति कहते हैं। ऐसा वर्णन मिलता हू कि उसमे 
असाधारण शक्ति और पराक्रम था जो उसने अपने 
हृदयाराष्य राम की ओर से कई अवसरों पर प्रकट 


_ आरूढ: अह्वारोही, घुड़सवार,--आरोह ॥. घड़- 
सवार 2. धृबसवारी,-- इष्ट: जौ,--उत्तम: बढ़िया 
घोड़ा, कोविद: घोडों के प्रबन्ध, प्रशिक्षण तथा 
चिकित्साविज्ञान से परिचित, ज्ञ:ः घोड़ों का व्यापारी, 
साइस, पेशेवर घड़सवार,--द्विषत्‌ ( पुं० ) भैप्ना 
-“ प्रियः जौ,--प्रिया खजर का वक्ष, -मारः,-सारक 
गंधयक्त करवीर, कने र,-- मारण: पावन कनेर,-मभेध 
अवश्वमेध यज्ञ-याज्ञ ० १।१८१,--वाहनः: कुबेर का 
विशेषण,-- शाला अस्तबल,>-शास्त्रम घोड़ों को 
सधान या उनका प्रबन्ध करने की कला, संग्रहणम्‌ 
घोड़ों का लगाम खींच कर रोकना । 


किया । जब' रावण सीता को अपहरण करके लूुका हयडूषः | हय-+कष्‌ -- खच्‌ -- मम | चालक, रथवान 
में ले गया तो हनुमान्‌ ने समुद्र पार करके उसका | हयी | हय--डीप | घोड़ी । न्‍ 


पता लूगाया तथा अपने स्वामी राम की सूचित किया । 


लंका के महायुद्ध में उसने महत्त्वपूर्ण कायं किया) 


हनत (अव्य०) [हन्‌-+त] प्रसन्नता, हंपं, और आकस्मिक 


हलचल को प्रकट करने वाला अव्यय, हन्त भो लब्घं 
मया स्वास्थ्यम्‌ -श० ४, हन्त प्रवृत्त संगीतकम्‌ 
““माकवि० १, 2. करुणा, दया--पुत्रक हन्त ते 
धानाका:--गण ० 3. शोक, अफसोस--हन्त धिट्ू 
मामधन्यम --उत्त र ० १।४३, स्मरामि हन्त स्मरामि 
--उत्तर० १, काचमल्यन विक्रीतो हनत चिन्तामणि- 
मंया--शा० १।१२, मेघ० १०४ 4. सौभाग्य, आशी- 
वाद 5. यह बहुधा आरम्भसूचक अव्यय के रूप में 
भी प्रयक्‍त हू--हन्त ते कथयिष्यामि--राम० । सम० 


हर (वि०) (स्त्री० रा,--री ) [ ह+अच | . ले जाने 


वाला, हटाने वाला, वड्चित करने वाला खेदहर, 
शोकहर 2. लाने वाला, ले जाने वाला, ग्रहण करने 
वाला -अपथहरा:--कि० ५१५०, रघ० १२।५१ 
3. पकड़ने वाला, ग्रहण करने वार 4. आकर्षक 
मनोहर 5. अध्यर्थी, दावेदार, अधिकारी -म० 
२।१९ 6. अधिकार करने वाला,--कु० १।५० 
7. बॉटने वाला,---रः . शिव, कु० १।५०, २।४० 
६७, मेघ० ७ 2. अग्नि 3. गधा 4, भाजक 5. भिन्न 
की नीचे की संख्या। सम० गौरी शिव और 
पावंती का एक संयुक्त रूप (अधंनारीनटेश्वर) 

चड़ामणि: शिव को शिखामणि, चन्द्रमा, तेजस 


>“जक्ति: (स्त्री०) करुणा, बदुता आदि द्योतक (नपु०) पारा, नेत्रम . शिव की आँख 2. तीन की 
शोक, खेद आदि शब्दों का कथन,--कारः . “हन्त संख्या, बीजम्‌ शिव का बीज, पारा,- -शेखरा शिव 
विस्मयादिबोधक अव्य० 2. किसी अतिथि को दी की शिखा, गंगा, सूुन्‌ुः स्कन्द . रघ० ११८३ । 
जाने वाली भंट-निवीती हन्तकारेण मनुष्यांस्तपंयंदथ। | हरकः [ हर-|-कन ] 4. चोरी करने वाला, चोर 2. दुष्ट 
हनत्‌ (वि०) (स्त्री० त्रो) [हन्‌+तृच्‌] 4. प्रह्रकर्ता 3. भाजक । 
वधकर्ता, -मनु० ५।३४, कु० २३॥२० 2. जो हटाता | हरणम [ हृल्यूद | 4. पकड़ना, ग्रहण करना 2. ले 
हैं, नष्ट करता हूं, प्रतीकार करता हँ,--१० . ह॒त्यारा जाना, दूर करना, हटाना, चुराना कन्याहरणम्‌ 
कातिल 2. चोर, लुटेरा । “मनु० ३।२३, रघृ० ११॥७४ 3. वड्चित करना 
हम (अव्य०) [हा-+डम] 4. क्रोध तथा 2. शिष्टाचार - नष्ट करना, जसा कि 'प्राणहरणम्‌' में 4. भाग देना 
या आदर को प्रकट करने वाला उदगार । विद्यार्थी को उपहार 6. भजा 7. वीय॑ं, शक्त 
हम्बा (भा) [हम्‌+भा--अडः--टापू, पक्षे पषो०| गाय, 8. सोना । 
बल आदि पशुओं के बोलने का शब्द, रांमनगा। सम० | हरि (वि०) [| ह+इन्‌ | . हरा, हरा-पीछा 2. खाकी 
--रबः रांभना | लाख के रंग का, लालीयक्त भूरा, कपिल -हरियग्य 
हयू (म्वा० पर० हयति, हयित) 4. जाना 2. पूजा करना रथ तस्म प्राजिघाय पुरन्दरः रघु० १२।१४, ३।४३ 
3, शब्द करना 4. थक जाना । 3. पीला, --रिः 4. विष्णु का नाम--हरियंथेक: पुरु- 


( ११६६ ) 


पोत्तम: स्मृतः:---रघु० ३।४९ 2. इन्द्र का नाम 
--रघ० ३।५५, ६८, ८।७९ 3. शिव का नाम 
4. ब्रह्मा का नाम 5. यम का नाम 6. सूर्य 7. चन्द्रमा 
8. मनष्य 9. प्रकाश की किरण 40. अग्नि . पवन 
42. सिह--भामि० १।५०, ५१ 3. घोड़ा 4. इन्द्र 
का घोड़ा - सत्यमतीत्य हरितो हरींबच वतंन्ते वाजिन 
-शै० १, ७।७ 5, लगूर, बन्दर---उत्तर ० ३।४८ 
रघु० १२।५७ 6. कोयल 7. मंढक 8. तोता 
9. साँप 20. खाकी या पीला रंग 2. मोर 22. भत- 
हरि कवि का नाम। सम०--अक्ष: . सिह 
2. कुबेर का नाम 3. शिव का नाम, - अच्वः . इन्द्र 
2. शिव, - कान्‍त (वि०) . इन्द्र को प्रिय 2. सिंह के 
समान सुन्दर, केलीय: वंग देश, गन्धः एक प्रकार 
का चन्दन,--चन्दन: नम 4. एक प्रकार का पीला 
चन्दन (लकड़ी या वक्ष) रघु० ३।५९, ६।६०, श० 
७।२, कु० ५१६९ 2. स्वर्ग के पाँच व॒क्षोंमें से एक 
वृक्ष - पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातक: ॥ सन्‍्तान 
कल्पव क्षरच॒ पुंसि वा हरिचन्दनम्‌--अमर०, (-नम ) 
. ज्योत्स्ना 2. केसर, जाफ़रान 3. कमल का पराग, 


-- ताल: (कुछ विद्वान इसे “हरित से व्यत्पन्न मानते 
हैं) पीले रंग का कबृतर, (- लम॒) हरताल हंंस० 
१, शि० ४।२१, कु० ७।२३, ३३, (- छो) दूर्वा 
घास, दूभ, - ताछिका भाद्रशुक्ला चतुर्थी 2. दूर्वा घास 
-तुरड्भगमः इन्द्र का नाम,--दासः विष्णु का उपासक, 
--दिनम विष्णु पूजा का विशेष दिन,--देवः श्रवण 
नक्षत्र,-द्रव: हरा रस,-द्वारम एक पुण्यतोर्थेस्थान,-नेत्रम 
विष्ण की आँख 2. सफ़ेद कमल, ( -नत्र) उल्ल 
--पदम वसनन्‍्त विषुव, प्रियः . कदंब का वृक्ष 
2. शंख 3. मूर्ख 4. पागल मनष्य 5. शिव, (--यम्‌) 
एक प्रकार का चंदन,--प्रिया . लक्ष्मी 2. तुलसी 
का पौधा 3. पथ्वी 4. द्वादशी,--भुज (पुं०) साँप, 
-न्‍मन्‍्य:, सन्थकः मटर, चना,-- छोचन: . केकड़ा 
2. उलल ,-बल्लभा . लक्ष्मी 2. तुलसी,-बासर: विष्ण- 
दिवस, एकादशी, वाहन: . गरुड 2. इन्द्र, दिल्ञ 


(स्त्री०) पूवं दिशा,-शरः शिव का विशेषण (त्रिपुर राक्षस 
के तीनों नगरों को भस्म करने के लिए शिव ने विष्ण को 
जलते सरकडे की भांति प्रयक्त किया ),-- सख: एक 
ग्रंघवं, -- संकीतेनम विष्ण के नाम का कीत॑न करना, 
--सुतः - सुनुः अजुन का नाम, -हय: . इन्द्र -रघु० 
९१८, 2. सूयं,-- हर: विष्ण और शिव की एक संयक्त 
देवमृति, - हैतिः (स्त्री०) (. इन्द्रधनष --कथ मवलोक- 
येयमंघना हरिहेश्तिमती: (ककुभ:)--मा० ९।१८ 
विष्ण का चक्र, 'हतिः चक्रवाक शि० ९॥१५। 


हरिक: [हरि संज्ञायां कन्‌] . खाकी या भूरे रंग का घोड़ा 


2. चोर 3. जुआरी । 


हरिण ( वि० ) ( स्त्री ०-- 


) [ ह+इनन्‌ ]:. फीका 
पीला सा 2. लाल या पीछा सफेद,-णः !. मग, बारह 
सिंगा (यह पांच प्रकार का बताया गया ह--हरिण- 
इचापि विज्ञेयः पंचभंदोउत्र भरव। ऋष्य: खज्जो 


' रुरुतचव पृषतरच मगस्तथा -- कालिका ० )--भ पि प्रसन्न 


हरिणेषु ते मन:--कु० ५३५ 2. सफेद रंग 3. हुंस 
4. सूर्य 5. विष्णु 6. शिव। सम०--अक्ष (वि०) 
मुगनयन, हरिण ज॑सी आंखों वाला, (-क्षी) मगनयनी 
सुन्दर आंखो वाली स्त्री,--अछकः . चन्द्रमा 2. कपूर 
कलड्धक:,-- धामन्‌ (पृ०) चाद्रमा,-- नयन,-- नेत्र 
-- लोचन (वि०) हरिणाक्ष, मग जैसी आँखों वाला, 
>5हूँदय (वि०) हरिण जसे दिल वाला, भीरु । 


हरिणक: [हरिण--कन्‌ |] छोटा हरिण-क्व व॒त हशिणिकानां 


जीवितं चातिलोलम  श० १।१० । 


हरिणो [ हरिण-+ छीष | . मगी, मादा हरिण,*-चकित- 


हरिणीप्रेक्षणा - मेघ० "८२, रघु० ९॥५५, १४।६९ 
2. स्त्रियों के चार भेदीं में से एक (“चित्रिणी भी 
कहते हैं) 3. पीले फूल की चमेली 4, सुन्दर स्वर्णमुर्ति 

एक छनन्‍्द का नाम। सम०--दृश (वि०) हरिण 
जसी आँखों वाला-- (स्त्री० ), मगनयनी-किमभ वद्दि- 
पिन हरिणीदश:--उत्तर० ३।२७। 


हरित ( बवि० ) [ ह+इति ] . हरा हरियाला 2. पीला, 


पीला सा 3. हरियाली लिये पीला,--(पुं०)!. हरा या 
पीलारंग 2. सूर्य का घोड़ा, लाख के रंग का घोड़ा-सत्य- 
मतीत्य हरितो हरींशच वर्तेन्ते वाजिन:--श-»० १, दिक्षो 
हरिज्टिहरितामिवेश्वरः--रघु० ३॥३०, कु० २।४३ 
3. तेज घोड़ा 4. च्विह 5. सूर्य 6. विष्ण (पुं०, नपुं ० ॥/ 
. घास 2. दिशा-रघ ० ३।३० । सम ०-अन्त: दिशाअ 
का अन्त, दिगन्त,--भामि० १।६०, अन्तरम भिन्न 
प्रदेश।। विधिध दिशाए--भामि० १।१५,- - अद्य 
. सूयं, कि० २४६, रघ० ३॥।२२, १८।२३, शि० 
११।/५६ 2. मदार का पौधा, अक, गभः चौड़े पत्तों 
की हरी हरी कुशा, मणि: (हरिन्मणि:) मरकत 
मणि, पन्ना - शि० ३।४९, वर्ण (वि०) हरियाली, 
हरे रंग का । 


हरित (वि० ) (स्त्री ०--ता, हरिणी )| ह+ इतच ) हरा, हरे 


रंग का, हरा-भ रा-रम्यान्तर: कमलिनीहरित: सरोभि 
“ रा० ४|१०, कु० ४ै।१४ मेघ० २१, कि० ५।३८ 
2. खाकी,---त: . हरा रंग 2. सिंह 3. एक प्रकार का 
घास । सम०- अच्वन (पुं०) . मरकत मणि, पन्ना 
तृतिया, नीला थोथा,-छद (वि० ) हरे हरे पत्तों का 


हरितकस [हरित-+क-+क] 4. साग-भाजी 2. हरा धास 


शि० ५।५८ । 


हरिता [ हरित+टाप्‌ ] ॥. दूर्वा घास 2. हरिद्रा 3. भरे 


रंग का अंग्र । 


( ६११६७ ) 


हरिताल दे० हरि के नीचे । 

हरिद्रा [ हरि--तद्रु+ड--टाप्‌ ] . हल्दी 2. पिसी हुई 
हेल्‍दी ->दे० नं० २२।४९ पर मल्लि० । सम०-आभ 
(वि०) पीले रंग का, -गणपतिः - गणशः गणेश देव 
का विशेष रूप,--राग, - रागक (वि०) . हल्दी के 
रंग का 2. अनुराग में अस्थिर, (प्रेम में) चंचलमना 
हलायुध में इसकी परिभाषा क्षणमात्रानरागइच 
हरिद्वा राग उच्यते ) । 

हरियः [हरि--या--क ] पीले रंग का घोडा । 

हरिइ्चन्द्र: | हरि: चन्द्र इव, सुडागमः ऋषावेव] सूर्यवंश 
का एक राजा (यह त्रिशंकु का पुत्र था, अपनी दान- 
शीलता, धम्िष्ठता तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रसिद्ध 
था। एक बार इसके कुल-पुरोहित वशिष्ठ ने इसकीं 
प्रशंसा विश्वामित्र की उपस्थिति में की, विद्ववामित्र 
ने विश्वास नहीं किया । इस पर विवाद खड़ा हो 
गया, अंत में यह निर्णय किया गया कि विद्यवामित्र 
स्वयं इसके सत्य की परीक्षा लें। तदनूसार विश्वा- 
मित्र ने इसे अत्यंत कठिन परीक्षण में डाला जिससे 
कि यह पता रूग सके कि क्‍या अब भी यह अपने 
वचनों पर दृढ़ रहता है । इतना होने पर भी राजा 
ने उस परीक्षण में उदाहरणीय साहस का परिचय 
दिया । यद्यपि इसे इस परीक्षा में अपने राज्य से हाथ 
घोना पड़ा, अपने पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा, यहाँ 
तक कि अन्त में अपने आपको भी एक चांडाल के घर 
बेचना पड़ा। अपने अदम्य साहस और सचाई के 
लिए हरिदचन्द्र को अपनी पत्नी को मायाविनी मान 
कर मारने के लिए भी तेयार होना पड़ा, तब कहीं 
विश्वामित्र ने अपनी हार मानी और योग्य राजा को 
प्रजा समेत स्वर्ग में ऊंचा आसन दिया गया) । 


हरीतकी [हरि पीतवर्ण फलाद्वारा इता प्राप्ता--हरि--इ 
क्त-- कन्‌ --डीष ] हर का पेड़ । 

हते (वि०) (स्त्री० त्री) [ह+तृच्‌] उठा कर छे जाने 
वाला, छीनने वाला, लूटने वाला, ग्रहण करने वाला 
आदि,  (पुं०) चोर, लटेरा--भतृं ० २।१६ 2. सूय॑ । 

हमेन्‌ (नपुं०) [ह-+मनिन्‌] मेह फाड़ना, जंभाई लेना | 

हमित ( भू० क० क्ृ०) [हमन्‌--इतच ] . जिसने मंह 
फाड़ा है, जिसने जम्हाई ली है 2. डाल दिया गया, 
फंका गया 3. जलाया गया । 


हम्येम [ह--यत्‌, मुट च] . प्रासाद, महल, कोई भी विशाल 
भवन या बड़ी इमारत हम्यंपष्ठं समारूढः काको5पि 
गरुडायते--सुभा ०, बाह्योद्यानस्थितहरशिरइ्चन्द्रिका- 
'... घोतहर्म्या-मेघ ०७, ऋतु ० १२८, भट्ठि ० ८३६, रघु० 
६४७, कु० ६।४२ 2. तंदूर, अंगीठी, चूल्हा 3. आग 
का कुड, यत्रणा-स्थान, नरक । सम० --- अद्भनम्‌,-णम्‌ 
महल का आंगन,-- स्थलूम महल का कमरा । 


हर्ष [हष्‌--घज्ा_] !. आनन्द, खुशी, प्रसन्नता, संतोष, एक 
सुखात्मक भाव, आनन्दातिरेक, उल्लास, आह्ाद, 
प्रमोद - हर्षो हर्षो हृदयवसति: पञ्चवाणस्तु बाण: 
“प्रसन्न ० १।२२, सहोत्थितः सनिकहनिःस्वने:--रघु ० 
३।६१ 2. पुलक, रोमांच, रोंगटे खड़े होता--जसा कि 
“रोमहष' में 3. हर्ष, ३३ या ३४ संचारिभावों में से 
एक हसफंस्त्विष्टावाप्तेमंनः प्रसादो5श्रगद्गदादिकर: 
-- सा० द० १९५, या, दृष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषों 
हषं: --रस० । सम०--अन्वित (वि०) आनन्दयकत, 
प्रसन्न, इसी प्रकार 'हर्षाविष्ट', उत्कर्ष: प्रसन्नता का 
आधिक्य, आनंदातिरेक, - उदयः आनन्द का होना, 
"कर (वि०) तृप्त करने वाला, प्रसन्न करने वाला, 
-जड़ (वि०) मन्द, मारे खुशी के जडवत्‌ हो जाने 
वाला--रघु ० ३।६८,--विवर्धन (वि०) आनंद को 
बढ़ाने वाला, - स्वनः आनंद की ध्वनि । 

हक (वि०) (स्त्री०-षंका, थिका) [हष्‌--णिच्‌ -ण्वुल | 
खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंदयक्त, 
सुखकर | 

हषण (वि०) (स्त्री०-णा,-णी) [हष्‌--णिच्‌--ल्युट्‌] 
खुशी पंदा करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद से 
भरा हुआ, सुखद,-- णः . कामदेव के पाँच बाणों में 
से एक 2. आंख का एक रोग 3. श्राद्ध की एक 

अधिष्ठात्री देवता,-णम्‌ प्रहर्ष, ख़ुशी, प्रसन्नता, आनन्द, 

उल्लास --दुह्ू दामप्रहर्षाय सुहृदां हषंणाय च-महा० । 

हर्षथित्नु (वि०) [हष्‌--णिच्‌ -|-इत्नु] आनन्ददायक, सुख- 
कर, खुश करने वाला, प्रसन्नता देने वाला । 

हषलः [हष्‌--उलच | . हरिण 2. प्रेमी । 

हल (म्वा० पर० हलति हलित ) हल चलाना । 

हलम्‌ [हल घतञ्मर्थे करणे क| लांगल, खेत जोतने का एक 
प्रधान उपकरण--वहसि' वपुषि विशदे वसनं जल- 
दाभम्‌ । हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्‌--या--हल 
कलयते--गीत० १। सम० आयुधः बलराम का 
विशेषण, धर,--भूत्‌ (पुं०) 4. हाली, हलूचलाने 
वाला 2. बलराम का नाम - केशवधतहलधररूप 

जय जगदीश हरे-गीत०, अंसन्यस्ते सति हलरूभृतों 

मेचके वाससीव मेघ० ५९,-भूतिः, - भति: हल 

चलाना, कृषिकर्म, किसानी, हतिः (स्त्री०) 4. हल 

के द्वारा प्रहार करना या खूड निकालना 2. जुताई 

या हल चलाना । 

हलहला अहो, वाह रे आदि आइचयंसूचक अव्यय । 

हला [ह इति लीयते ह---ला--क--टाप | !. सखी, सहेली 
2. पृथ्वी 3. जल 4. मदिरा (अव्य०) नाटकीय 
भाषा में) किसी सखी या सहेली को संबोधित करना 
“-हला शकुन्तले अत्रव तावन्मूह्त तिष्ठ-श० १, 
तु० 'हंडा भी । 


(६ ११६८ ) 


हलाहल:,-लम्‌ देखी हाल (ला) हल'। 

हलिः [हल --इन्‌ | . बड़ा हल 2. खूड 3. कृषि-। 

हलिन्‌ (पुं०) [हलू--इनि] . हाली, हलवाहा, किसान 
2. बलराम । सम० - प्रियः कदंब का वक्ष (-या) 
मदिरा । 

हलिनी [हलिन्‌ --डीष | हलों का सम ह । 

हलोन: [हलाय हित: हल--ख | सागौन का पेड़ । 

हलीषा [हलस्य ईषा-ब० त०, शक० पररूपम] हल का 
दण्ड, हलस । 

हल्य (वि०) [हल--यत्‌] 4. जोतने योग्य, हल चलाये 
जाने योग्य 2. कुरूप, विक्ृताकृति । 

हलल्‍या [हल्य--ठाप्‌| हलों कासमृहा 

हल्लकम्‌ [हल --पण्वूल | लाल कमल । 

हल्लनम्‌ [हल्ल-|-ल्यूट | लोटना, इधर-उघर करवट बदलना 
(सीते समय ) । 


हल्लीदाम्‌ (षम्‌) [हल +-क्विप्‌ लप्‌ (स्‌)--अच्‌, पृषो० 
ईत्वमू, कर्म० स०] 7. अठा रह उपरूपकों में से एक 
(एक प्रकार का एकांकी नाटकाजिसमें प्रधानत: 
गायन और नृत्य होता हैं, तथा इसमें एक पुरुष और 
सात या आठ नतंकियाँ भाग लेती हँ--सा० द० 
५५५ 2. एक प्रकार का वर्तुलाकार नृत्य । 

हललीशकः [हललीश--कन्‌ | घेरा बनाकर नाचना । 

हवः [हु+अ, छ्वे+अप, संप्र०, पृषो० वा] . आहुति, 
यज्ञ 2. आवाहन, प्रार्थना 3. आह्वान, आमन्त्रण 
4. आदेश, समादेश 5. बुलावा, बुला भेजना 6. चुनौती, 
ललकार । 

हवनम्‌ [हु+-भावे ल्युट | . अग्नि में सामग्री की आहुत्ति 
देना 2. यज्ञ, आहुति 3. आवाहन 4. ब॒ुलावा, आम- 
नत्रण 5. युद्ध के लिए ललकार। सम० आयुस 
(पु०) अग्नि । 

हवनीयम्‌ [हु+ अनीयर्‌| . कोई भी वस्तु जो आहुति 
देने के योग्य हो 2. गरम किया हुआ मक्खन या घी । 


हवित्री [हु इत्रत्‌+डीप्‌] हवनकुण्ड जो भूमि में खोद 
कर बनाया गया हो, (इसमें आहुतियाँ दी जाती हैं) । 
हविष्मत्‌ (वि०) [हविस--मतुप्‌ | आहतिवाला । 
हृविष्यम्‌ [हविष हितम्‌ कमंणि यत्‌| . कोई वस्तु जो 
आहुति के लिए उपयुक्त हो -मनु० ३३२५६, ११।७७, 
१०६, याज़्ञ ० २२३९ 2. गर्म किया हुआ मक्खन । 
सम०--अन्नम्‌ ब्रत के तथा अन्य प्वों के अवसर पर 
खाने योग्य भोज्य पदार्थ, आशिन्‌,-भुज्‌ (पुं०) 
अग्नि । 
हविस्‌ (नपुं०) [हयते हु कमंणि असुन्‌] !. आहति या 
हवनीय द्रव्य --वहति विधिहतं या हवि:--श० १।१, 
मनु० ३।८७, १३२, ५॥७, ६।१२ 2. गर्म किया हुआ 
मक्खन 3. जल । सम० - अशनम्‌ (हविरशनम्‌ ) 


घी या हवनीय द्रव्यों का खाया जाना, (नः) अग्नि, 
>“गनन्‍्धा (हविरगेन्धा ) शमीवक्ष, जैंड का पेड़--ग्रेहम 
(हविगहम्‌) यज्ञगह जहाँ अग्नि में आहृति दी जाय, 
भूज (हविर्भज्‌) अरगि्नि-- अन्वासितमरुन्धत्या 
स्वाहयेव हविर्भूजम्‌ू-- रघ्‌ु० १॥५६, १०८०, १३॥। 
४१, कु० ५१२०, शि० १२, काव्य० २।१६८, 
-- यज्ञ: (हवियंज्ञ:) एक प्रक!र का यज्ञ, याजिन्‌ 
(हविर्याजिन )-- (पृं०) पुरोहित । 
हव्य (वि०) [| हु कमंणि--यत्‌ | आहुति के रूप में दिया 
जाने वाला पदार्थ,--व्यम्न 4. घी 2. देवों को दी 
जानें वाली आहुति (विप० कव्य) 3. आहुति । सम० 
--आजझ्वः अर्नि, - कव्यम्‌ देवों तथा पितरों को आहु- 
तियाँ-मनु० १९४, ३॥९७. १२८, आगे पीछे,-वाह , 
>वाह वाहन (पं०) आहतियों को ले जाने वाला, 
अग्नि । 
हस्‌ (म्वा० पर० हसति, हसित) व. मुसकराना, मन्द 
हँसी हंसना,-हससि यदि किचिदपषि दन्तरुचिकौम॒दी 
हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌-गीत ० १०, भटद्टि ० ७।६३, 
१४॥९३ 2. हंसी उड़ाना, मखौल क्वकरता, उपहास 
करना (कर्म० के साथ )--यमवाप्य विदभ भू: प्रभ 
हसति द्यामपि शक्रभतुंकाम्‌ ने० २।१६ 3. (अतः) 
आगे बढ़ जाना, श्रेष्ठ होना, दूसरे को पीछे छोड़ 
देना--यो जहासेव वासुदेवम्‌ू--का०, शि० १॥७१ 
4. मिलना-जुलना-- प्रिया हसस्छि: कमलानि सस्मित: 
--कि० ८।४४ 5. मखौल उड़ाना, दिल्‍हलगी करना 
6. खुलना, खिलना, फलना - हसदूबन्धुजीवप्रसूने: 
7. चमकाना, मांजकर साफ़ करना--भास्वानुदेष्यति 
हसिष्यति पड्भुजाली सुभा०, प्रेर० (हासयति-ते ) 
मंद हंसी हंसना कु० ७।९५, अप--, हेंसी उड़ना, 
तिरस्कार करना, उपहास करना, अव-, . तिरस्कार 
करना, बेइज्ज़ती करना 2. आगे बढ़ जाना, श्रेष्ठ 
होना--स्थितावहस्येव् पुरं मघोन:--भट्ठटि० १।६, 
उप--,उपहास करना, तिरस्कार करना, बुरा भला 
कहना-, तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जने:-- का०, 
घट० १७, परि---, !. मखौल करना, हँसी उड़ाना 
2. उपहास करना, बरा-भला कहना, (अतः) आगे 
बढ़ जाना, श्रेष्ठ होना , जनानामानन्द: परिहसति 
निर्वाणपदवीम्‌ - गंगा० ५, प्र -, 7. उपहास करना, 
मुस्कराना -- तत: प्रहस्यापभय: पुरन्दरम्‌ --रघु० ३। 
५१ 3. तिरस्कार करना, ब्रा-भला कहना, मखौल 
उड़ाना-हसन्तं प्रहसन्त्यंता रुदन्‍्तं प्ररृदन्‍ति च-सुभा० 
4. चमकान।, शानदार दिखाई देना, वि--; . मस्क- 
राना, मन्द मन्द हंसना किचिद्दिहस्याथेपरति बभाषे 
--रघु० २।४६ 2. उपहास करना, ब्राभला कहना, 
अपमान करना--किमिति विषीदससि रोदिषि विकला 


] 
[। 
पर 
। । 


( ११६९ ) 


विहसति युवतिसभा तव विकला--गीत० ९, गौरी- 
वनतृ भ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनेः--मेघ० ५० । 

हस | हस्‌-+-अप्‌ | . हंसी, ठहाका 2. उपहास 3. आमोद, 
प्रमोद, खशी, प्रसन्नता । 

हसनम्‌ | हस्‌-|-ल्यूट्‌ | हंसना, ठहाका, अट्टहास । 

हेसनी [ हसन --डीप्‌ | उठाऊ चल्हा, कांगडी । 

हसनन्‍्तो [हस --शत्‌ +-डीप | 4. उठाऊ अंगीठी 2. एक प्रकार 
को मल्लिका । 

हसिका | हस्‌ -प्वुल्‌ |-टाप्‌, इत्वम्‌ ] अद्नहास, उपहास । 

हसित (भू० क० कृ०) | हस-+कक्‍त ] . जिसकी हंसी की 
गई हो, हंसता 2. विकसित, फूला हुआ, -- तम्‌ . अठ्- 
हास 2. मखोल, मज़ाक 3. कामदेव का धनष | 

हस्त: | हस-+तन्‌, न इट ] हाथ; हस्तं गतः हाथ में 
पड़ा हुआ या अधिकार में आया हुआ,---गौतमीहस्ते 
विसजं यिष्यामि--श० ३, (में गौतमी, के हाथ 
(द्वारा) इसे भेज देगा) इसी प्रकार 'हस्ते पतिता', 
'हस्ते संनिहितां कुरु आदि, शंभुना दत्तहस्ता -मेघ ० 
६० (शंभु का सहारा लिए हुए), हस्त क् (हस्तेकृत्य, 
कृत्वा ) हाथ से पकड़ना, ले लेना, हाथ से ले लेना, 
हाथ में पकड़ लेना, अधिकार कर लेना, लोकोक्ति- 
हस्तकडझकणं कि दपणे प्रेक्षष्ते (हाथ कंगण को आरसी 
क्या ) अर्थात्‌ हाथ पर रक्‍्खी बस्तु को देखने के लिए 
शीश की आवश्यकता नहीं होती 2. हाथी की सौड़--कु० 
१।३६ 3. तेरहवां नक्षत्र जिसमें पाँच तारे सम्मिलित हैं 
हाथभर, एक हस्तपरिमाण, (२४ अंगूल या रूगभग 
१८ इच की लंबाई, जो कोहनी से मध्य अंगूली की 
नोक तक होती है) 5. हाथ की लिखाई, हस्ताक्षर 


होती हैं जब कभी ऐसी बात का निर्देश करना हो तो 
बिल्कुल स्पष्ट और अनायास ही बोधगम्य हो ; -आबाप: 
दस्ताना, हस्तत्राण, (ज्याघातवारण)-विक्र० ५, श० ६ 
“ कैमलम्‌ 7. हाथ में लिया हुआ कमल 2. कमल 
जसा हाथ, कौशलम्‌ हाथ की दक्षता,--क्रिया हाथ 
का काम, दस्तकारी,-- गत - गामिन्‌ (वि०) हाथ में 
आया हुआ. अधिकार में आया हुआ, प्राप्त, गहीत 
- त्वें प्राथ्यसे हस्तगता मर्मभि:- रंघ०ण ७६७, 
८। १, - ग्राहः हाथ से पकड़ना, - चापल्यम्‌ हस्तकौशल, 
“ तलम्‌ 4. हाथ को हथेली 2. हाथी के संड की नोक, 
“ताल: हथेली बजाना, तालियाँ बजाना, - दोष: 
हाथ से होने वाली त्रूटि, भूल, - धारणम्‌--वारणम्‌ 
(हाथ से) आघात का निवारण करना, पादम्‌ हाथ 
और पेर,- न मे हस्तपादं प्रसरति श० ४, पुच्छम 
कलाई से नीचे का भाग,--पृष्ठम्‌ हथेली का पृष्ठभाग, 
- पभाप्त (वि०) १. हस्तगत 2. उपलब्ध, सुरक्षित, 
ए भाष्य (वि०) जहाँ आसानी से हाथ पहुंच सके, 
जो हाथ की पहुँच में हो--हस्तप्राप्यस्तवकनमितो 
बालमन्दा रवृक्ष:-मेघ० ७५,--बिम्बम शरीर में उबटन 
आदि गंघ द्रव्यों का लेप, -- मणि: कलाई पर पहना 


जाने वाला रत्नाभूषण,-लाघवम . हाथ की तत्परता 


या कुशलता 2. हाथ की सफाई, बाजीगरी,-संवाहनम 
हाथ से मलना या मालिश करना-मेघ० ९६,-सिद्धिः 
(स्त्रो०) . हाथ का श्रम, हाथ से किया जाने वाला 
काम 2. भाड़ा, पारिश्रमिक, मजदूरी, - सुत्रम कलाई 
म॑ धारण किया हुआ मंगलसूत्र या बलय, कड़ा 
--कु० ७।२५ | 


“-पनीवोपगत॑ दलद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिह्नितम्‌--याज्ञ० 
३।९३, स्वहस्तकालसपत्न॑ शासनमू-१।३२० (तारीख 
और हस्ताक्षर सहित), धायंतामयं प्रियाया: स्वहस्त: 
“विक्रम० २, (मेरी प्रिया का आत्मलेख), २।२० 
(अत: आलं० से) प्रमाण, संकेत -मुद्रा ० ३ 7. सहा- 
यता, मदद, सहारा,-वात्याखेद॑ कृशाहुचा: सुचिरमव- 
यवर्दत्तहस्ता करोति--वेणी ० २।२१ 8. राशि, परि- 
माण, (बालों का) गुच्छा, रचना में 'केश' 'कच' के साथ 
-पाश: पक्षश्च हस्तश्व कलापार्था: कचात्परे --अमर ०, 
सति बिगलितबन्धे केशहस्ते सुकेश्या: सति कुसुमसनाथे 
कि करोत्येष बहा, -- विक्रम० ४।१०,--स्तम्‌ धौंकनी । 
सम०--अक्षरम्‌ अपने निजी अक्षर, दस्तखत,--अग्रम्‌ 
अंग्ली (क्योंकि हाथ का सिरा यही होती हैँ) 
“अँगुलिः हाथ की कोई सी अंगलि,- अभ्यस्तः हाथ से 
काम करने का अभ्यास, --अवलम्बः--आलम्बनम्‌ हाथ 
का सहारा --दत्तहस्तावलूम्ब प्रारम्भे--रत्न० (सहारा 
दिये जाने पर),--आमलकम्‌ “हाथ में रक्‍्खा आंवले 
का फल' यह एक वाग्धारा हं, और उस समय प्रयुक्त 


१४७ 


हस्तक: हस्तवत्‌ [ हस्त--कन ] 4. हाथ की अवस्थिति। 
हस्ताहस्ति (वि०) [ हस्त +मतुप्‌ | दक्ष, कुशल, चतुर । 
हस्तिकम्‌ (अव्य०) [ हस्तेश्च हस्तेश्च प्रहत्य इदं यद्धं 
प्रवृत्तम्‌ व० स०, दीघ; इत्वम्‌, अव्ययत्वं च | हाथा 
पाई, - हस्ताहस्ति जन्यमजनि दह्य०। 
हस्तिकम्‌ [ हस्तिनां समूहः--कन्‌ ] हाथियों का समह । 
हस्तिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नो) [हस्तः शुंडादण्डोउस्त्यस्य इनि] 
4. करयुक्त 2. सूंडवाला,-- (पुं०) हाथी - मनु ० 
७।९६, १२।४३, (हाथी चार प्रकार के बताये जाते 
है--भद्र, मंद्र, मृग और मिश्र) 4. सम० - अध्यक्ष: 
हाथियों का अधीक्षक, - आयर्वेद:ः हाथियों के रोगों की 
चिकित्सा से संबद्ध कृति, रचना, - आरोह: महावत, या 
हाथी की सवारी करने वाला, -- कक्ष्य: . सिंह 2. बाघ 
“कर्ण: एरंड का पौधा,-घ्नः 4. हाथी को मारने वाला, 
“-चारिन्‌ (पुं०) पीलवान,--दन्तः 4. हाथी का दांत 
2. दीवार में गड़ी हुई खूंटी (--तम्‌) . हाथीदांत 
2. मूलो,--दन्तकम्‌ मूली,--नखम्‌ पुरद्वार पर बना 
हुआ मिट्टी का ढहा,- पः - पकः पीलवान, हाथी की 


( ११७० 


सवारी करने वाला--इति बोधयतीव' डिडिम: करिणो 
हस्तिपकाहत: क्वणन्‌--हि० २।८६,- भदः मस्त हाथी 
के मस्तक से चूनें वाला मदरसः:,--मल्लः . एरावत 
2. गणेश 3. राख का ढेर 4. घल की बौछार 
5. कृहरा,--यूथ--थम्‌ हाथियों का सम्‌ ह,--वर्चसम्‌ 
हाथी की शान, कान्ति:, -- वाहः . पीलवान 2. हाथियों 
को हांकने का अंकुश, -षडगवम्‌ छ: हाथियों का सम्‌ ह, 
-- स्नानस गजस्नान, हाथी का स्नान --अवशन्द्रिय- 
चित्तानां हस्तिस्तानमिव क्रिया - हि० १।१८- हस्त 
हाथी की संड । 
हस्तिन (ना) पुरम्‌ [ अलक समास हस्तिना तदाव्यनूपेण 
चिह्नितं तत्कृतत्वात्‌ | राजा हस्तिन्‌ द्वारा बसाया 
गया नगर, (वर्तमान दिल्‍ली से लगभग ५० मील 
उत्त रप॒व॑ दिशा में, यही वह नगर हूँ जहाँ महाभारत 
के कृत्य का केन्द्रीय दृश्य था, इसके अन्य नाम यह 
हू--गजाह्लय, नागसाह्वय, नागाह्न और हास्तिन) । 
हस्तिनी [ हस्तिन्‌--डीपू ] . हथिनी 2. एक प्रकार की 
ओऔषध और गन्धद्रव्य 3. कामशास्त्र म॑ बणित चार 
प्रकार की स्त्रियों में से एक (इस स्त्री के होठ, 
अंगलियाँ और कल्हे मोटे, तथा स्तन भारी होते हैं, 
इसका रंग काला और कामलिप्सा अधिक होती ह, 
रतिमजरी में इसका वणन इस प्रकार ह --स्थूलाघरा 
: स्थलनितम्बबिम्बा स्थलाडुगलिः स्थूलकुचा सुशीला । 
कामोत्सुका गाढरतिप्रिया च नितानन्‍्तभोवत्री-नितंबखर्वा 
+खल हस्तिनी स्यात्‌--(करिणीमतासागा-ज-ए 
-हस्त्य (वि०) [ हस्त-+-यत्‌ | 4. हाथ से संबंध रखने 
वाला 2. हाथ से किया गया 3. हाथ से दिया हुआ । 
हहलम [| ह-| हल --अच्‌ | एक प्रकार का घातक विष । 
हहा (१०) [ ह+हा+क्विप्‌ | एक गन्धवेविशेष--तु० 
हाहा । 
हा (अव्य ०) [ हा+का ] . शोक, उदासी, खिन्नता को 
प्रकट करने वाला अव्यय, आह, हाय, अरे--हा प्रिय 
जानकि-उत्तर० ३, हा हा देवि स्फटति हृदयं-उत्तर० 
३।३८, हा पितः क्‍्वयासि, हे सुश्र-भद्टि० ६११, हा 
वत्से मालति क्वासि--मा० १० आदि (इस अथ में 
(हा प्रायः कम ० के साथ प्रयबत होता हं--हा 
क्ृष्णाभक्तम्‌-सिद्धा ० ) 2. आइचय-हा कथ्थ महाराज- 
दशरथस्य धमंदारा: प्रियसखी मे कोसल्या-उत्त र ०४ 
3. क्रीध या झिड़की । 
हा (जुहो० आ० जिहीते, हान, कम वा० हायते, इच्छा ० 
जिहासते) . जाना, हिलना-जलूना-- जिहीथा 
विख्यातां स्फूटमिह भवद॒बान्धवरथम--हंस० २८, 
कि० १३।२३, नलो० १।३८ 2. प्राप्त करना, हासिल 
करना, उद्‌--, . ऊपर की ओर जाना, (सभी अर्थों 
में) उठना--यतो रज: पाथिवमज्जिहीते--रघु० 


) 


१३।६४, आविभभतान रागाः क्षणम्दयगिरेरुज्जिहानस्य 
भानों: - मद्रा० ४॥२१, नं० २२।४५, ५५, उज्जिहीष 
महाराज त्वं प्रशान्तों न कि पुनः - भट्ठटि"० १८२७, 
'तुम क्यों नहीं उठते हो अर्थात्‌ जीवित होते हो 
कोलाहलो लोकस्योदजिहीत---दश ० 'लोगों से एक 
शोर उठा' 2. जुदा होता, चले जाना--उज्जिहान- 
जीवितां वराकीं नानकम्पसे--मा० १० 3. उठाना 
-शिरसा यूपम॒ुज्जिहीते-कात्या ० 4. चढ़ाना, (भौंहें) 
उठाना, सिकोड़ना-भट्ठटि ० २।४७, उप-, नीचे आना, 
उतरना-निजौजसो ज्जासयितुं जगदद्र॒ह्मपाजिहीथा न 
महीतलं यदि - शि० १।२१, सभ्‌ --, जाना, पहुँचना, 
उपभोग करना-जनता '“ “ *' 'समहास्त मुदम्‌- नलो० 
१।५४। 


। (अदा० पर० जहाति, हीन ) !. छोड़ना, त्यागना, 


परिहार करना,-छोड़ देना, तजना, तिलांजलि देना, 
पदत्याग करना - मढ़ जहीहि घनागमतष्णां कुरु तनबद्े 
मनसि घितष्णाम--मोह ० १। सा स्त्रीस्वभावादसहा 
भरस्य तयोद्वंयोरेकतर जहाति--मद्रा० ४॥१३, रघ० 
५)७२, ८।५२, १२।२४, १४६१, ८७, १५।५९, 
श० ४॥१३, भग० २॥५०, भट्टि० ३५३, ५।९१, 
१०।७१, २०।१०, मेघ० ४९, ६०, भामि० २।१२९, 
ऋतु० १॥३८ 2. पदत्याग करता, जाने देना 3. गिरने 
देना 4. भूल जाना, उपेक्षा करना, अवहेलना करना 
5. बचना, बिदकना--कमं ० (हीयते) . छोड़ दिया 
जाना, कि० १२।१२ 2. निकाल दिया जाना, 
वड्चित क्रिया जाना, लप्त होना (करण० या अपा० 
के साथ )-- विख्पाक्षो जहे प्राण: --भद्धि० १४३५, 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते-मन ० ३।१७, 
५।१६१, ९।२११ 3. कम होना, थोड़ा हो जाना 
प्रायः 'परि के साथ 4. घटना, कम होना, मर्साना 
क्षीण होना, आलं० से भी) क्षय को प्राप्त होना 
-- प्रवद्धों हीयते चन्द्र: समद्रोईपि तथाविघः--रघ ० 
१७।७१, हि० प्र० ४४२ 5. (जसे मकदमे मं) हार 
जाना --भपमप्य फ्त्यस्तं हीयते व्यवहारत:--याज्ञ ० 
२।१९ 6. छट जाना, भूल जाना 7. कमज़ोर होता 
-प्रेर० (हापयति-ते) . छड़वाना, परित्यक्त 
कराना 2. अवहेलना करना, भूलना, अनष्ठान में देर 
करना --शि० १६।३३, मन० ३॥७१, ४२१, याज्ञ० 
१।१२१, इच्छा० (जिहासति) छोड़ने की इच्छा 
करना, अप,--छोडना, त्यागना, तज देना--विललाप 
स बाष्पगदुगदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌-रघ्‌ ० ८।४३ 
अपा---, छोड़ना, त्यागना, अब --, छोड़ना, वज्चित 
होना, परि--, . छोड़ता, त्यागना, छोड़ कर चल 


कृमाणि परिहाय -मनु ० १२॥९२, (कमंवा०) . अल्प 


( ११७१ ) 


होना, कर्म होना--आर्यस्य सुविहितप्रयोगतया न 
किमपि परिहास्यते--श ० १ 2. घटिया होना--ओज- 
स्वितया न परिहीयते शच्या:-- विक्रम० ३, मालवि० 
२, प्र--. छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना, तिलां- 
जलि देना--प्रजहाति यदा कामान्‌--भग० २॥५५ 
३९, मोहमेतौ प्रहास्यते--राम० 2. जाने देना, फंकना, 
डाल देना-प्रजहु: शूलपद्टिशानू-भट्टि ० १४।२३, वि-, 
छोंडना, परित्यक्त करना, तजना, छोड़ देना--विहाय 
लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मक॑ जटाधरः सन्‌ जुहुधीह पावकम्‌ 
“+कि० २ ४४, मेघ ० ४९१, रच ० २४०, ५।६९७,७३, 
६७, १२।१०२, १४४८, ६९, कु० २१, (प्रेर०) 
पुरस्कार देना । 

हाज़र [ हा विषादाय पीड़ाये वा अंगं राति- हा+-अद्भ 
+रा+-क] एक बड़ी मछली । 

हाटक (वि०) (स्त्री०--की) [हाटक-+-अण्‌] सुनहरी, 
--कमस्‌ सोना.-.। सम०--गिरिः सुमेरु पर्वत । 


हात्रम [हा करणे त्रलू] पारिश्रमिक, मजदूरी, भाड़ा । 

हानम [हा-+क्त] . छोड़ना, त्यागना, हानि, असफलता 
2. बच निकलना 3. पराक्रम, बल । 

हानिः (स्त्री०) [हा+क्तिनू, तस्य निः] . परित्याग, 
तिलांजलि 2. हानि, असफलता, अनुपस्थिति, अनस्तित्व 
--क्वचित्त्‌ स्फूटालझइकारविरहेडपि न काव्यत्वहानि: 
--काव्य ० १, 'इसमें काव्य की हानि नहीं 3. हानि, 
नकसान, क्षति--ग्रासोदृगलितसिक्थेन का हानि: 
करिणो भवेत्‌--सुभा०ण, का नो हानिः--सर्वे० 
4. नन्‍्यूनता, कमी-यथा हानिः क्रमप्राप्ता तथा 
वृद्धि क्रमागता--हरि०, याज्ञ ०" २॥२०७, २४४ 
5. अवहेलना, भूलना, भंग- प्रतिज्ञा", कार्य 
6, नष्टे होना, बर्बाद होना, हानि --कालहानि:---रघु ० 
१२।१५। 

हाफिका (स्त्री०) जम॒हाई, जुंभा । 

हायतः,- नम [हा+ल्य] वर्ष.--नः . एक प्रकार का 
चावल 2. शिखा, ज्वाला । 

हारः [ह+घञा_] 4. ले जाना, हटाना, पकड़ना 2. पहुं- 
चाना 3. अपकर्षण, अलगाव 4. वाहक, हरकारा 
5, मोतियों की माला, हार-हारोब्यं हरिणाक्षीणां 
लुठति स्तनमण्डले--अमरु० १००, पाण्डद्योध्यमंसापि- 
तलम्बहारः--रघु० ६६०, ५।५२, ६।१६, मेघ० ६७, 
ऋतु० १४, २।१८ 6. संग्राम, युद्ध 7. (गणि० मं) 
किसी भिन्न का नीचे का अंश 8. भाजक । सम० 
-- आवलिः--ली (स्त्री०) मोतियों की लड़ी-तरुणी- 
स्तन एवं शोभते मणिहारावलिरामणीयकम्‌--ने ० 
२।४४, हारावलीतरलकाश्चितकाडिचदाम-गीत ० ११, 
-गठि (लि) का माला का दाना या हार का मोती 
रघु० ५१७०,--यष्टि: हार, मोतियों की लड़ी--दघ ति- 


पृथुकुचाग्ररुन्नतह रियष्टिमु--ऋतु० २।२५, . १॥८, 
“हारा एक प्रकार का लालभूरे रंग का अंगूर । 
हारकः [ह+प्वुल] . चोर, लटरा-याश० ३॥२१५ 
2. ठग, घतं 3. मोतियों की लड़ी 4. (गणि० में) 
भाजक 5. एक प्रकार को गद्य रचना । 

हारि (वि०) [ह+णिच्‌ +-इन्‌| आकषंक, मोहक, सुख- 
कर, मनोहर,--रिः (स्त्री०) . पराजय 2. खेल 
में हार 3. यात्रियों का समूह, सार्थवाह। सम ०-कणष्ठ: 
कीोयल । 

हारिणिकः [ हरिण--ठक ] हरिणों को पकड़ने वाला, 
शिकारी । 

हारित (भू० क० कृ० ) [ह+णिच्‌-+-क्त ] . हरण कराया 
हुआ, पकड़ाया हुआ 2. उपहार स्वरूप दिया गया, 
प्रस्तुत किया गया 3. आढक्ृष्ट,-- तः 4. हरा रंग 
2. एक प्रकार का कबृतर । 


हारिन (वि०) (स्त्री०-णी) [हारो अस्त्यस्य इनि, 
हु+-णिनि वा] . ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, 
ढोने वाला 2. लटने वाला, हरण करने वाला--वाजि- 
कुंजराणां च हारिण:-याज्ञ ०" २।२७२, २३।२०८ 
3. पकड़ लेने वाला, बाघा पहुँचाने वाला,--मनु० 
१२।२८ 4. प्राप्त करने वाला, उपलब्ध करने वाला 
5. आकर्षक, मोहक, सुखकर, आह्लादकर, आनन्दप्रद 
--तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ॑ हृतः-श० १॥५, 
शि० १०।१३, ६९, विष्टपहारिणि हरो-भतुं० 
२।२५ 6. आगे बढ़ने वाला, अग्रगण्य होने वाला 
7. हार घारण करने वाला । 

हारिद्रः [दरिद्रा+अण्‌ ] . पीला रंग 2. कदंब का वृक्ष । 

हारीत: [ह-+णिच्‌-+-ईतच्‌] . एक प्रकार का कबूतर 
--रघु० ४॥४६ 2. घू्ती, ठग 3. एक स्मृतिकार का 
नाम--याज्ञ ० १॥४। 

हादंस [हृदयस्य कर्म युवा० अण्‌ हृदादेश:] ॥, स्नेष्ट, प्रेम 
अमषंशन्येन जनस्य बज नान जातहादेंन न विद्विषा- 
दरः--कि० १३३, शि० ९।६९, विक्रम० ५१० 
2. कृपा, सुकुमारता 3. इच्छाशक्ति 4. अभिप्राय, 
अथ । 

हाय (वि०) [ह+पण्यत्‌] . हरण किये जाने योग्य, ढोये 
जाने योग्य 2. सहन किये जाने योग्य, ले जाये जाने 
योग्य-यदृढया वारणराजहाय॑या--कु० ५॥७० 3. अप- 
हरण किये जाने योग्य, छीने जाने योग्य--रघु० 
७।६७ 4. विस्थापित होने योग्य, (हवा आदि के 
द्वारा) ले जाये जाने योग्य--रघु० १६।४३ 5. (अपने 
संकल्प से) चलायमान होने योग्य-- कु० ५।८ 6. उप- 
लब्ध किये जाने योग्य, जीते जाने योग्य, आक्रृष्ट 
किये जाने योग्य, विजित या प्रभावित किये जाने 
योग्य--वहूसि हि धनहाये पुण्यभूतं शरीरम्‌--मुच्छ ० 


( ११७२ 
हासिका [हस्‌-+प्वुल--टापू, इत्वम] . अट्रहास 2. खशी, 


१२१, क० ५॥+५३, मन ० ७॥।२१७ 7. पकड़े जाने 
योग्य, लूट जाने योग्य - मन ० ८।४१७,--ये: 4. साँप 
2. बिभीतक या बंहेड़े का वृक्ष, 3. ( गणि० मं ) 
भाज्य । 
हाल: [हलो अस्त्यय्य अण, हल एव वा अण] १. हल 
2. बलराम का नाम 3. शालिवाहन का नाम । सम ० 
>भेत्‌ (पुं०)) बलराम का विशेषण । 
हालकः [हाल--कन्‌ | पीले भरे रंग का घोड़ा । 
हाल (ला) हलम्‌ [5-हलाहल, पृषो०] एक प्रकार का 
घातक विष जो समुद्रमंथन के परिणाम स्वरूप मिला 
था। (अत्यन्त विषाक्त होने के कारण यह प्रत्यंक 
वस्तु को भस्म करने लगा, इसलिए इसे शिव जी ने 
पी लिया ) -- अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहलर 
मास्म तात दष्य:-। नन सन्ति भवादशानि भूयों 
भवनेडस्मिन्‌ वचनानि दुर्जेजनानाम--सुभा ० 2. (अतः) 
घातक विष, या जहर, दे० भामि० १९५, २।७३ 
पंच० १।१८३, (हलाहल' और “हालहाल भी लिखा 
जाता हें) । क्‍ 
हालहली, हाला [हालाहल-+डीपू, हल--घजा -+-टाप्‌ | 
शराब,-मदिरा-हित्वा हालामभिमत रसां रेवतीलोचना- 
दूाम्‌ --मेघ० ४९, पंत्र० १५८, ज्ि० १०२१ । 
हालिकः [ हलेन खनति हल: प्रहरणमस्य तस्थंद॑ वा ठक्‌ 
ठंडा वा ] . हलवाला, किसान 2. जो हल चलाये 
(जेसे कि हल में जता बंह) 3. जो हल के द्वारा 
यद्ध करता हू । 
हालिनी [ हल-+णिनि+छडीप्‌ |] एक प्रकार की बड़ी 
छिपकली । 
हालो | हल--इण्‌--डीप | छोटी साली । 
हालः | हल+उण्‌ |] दाँत । 
हावः [ ढें भावे घझऊा नि० संप्र०, हुकरणं घछझा वा |] 
, बैलावा, आमनन्‍्त्रण 2. स्त्रियों की नखरेबाज़ी जो 
की रत्यात्मक भावनाओं को उत्तजित करती 
हैं, (प्रेम की) रंगरेली, मध्रभाषण -हावहारि हसित॑ 
वचनानां कौशल दशि विका रविशेषा:--शि० १०।१३, 
जग: सराग॑ ननृतु:ः सहावम्‌ -भट्ठि ० ३।४३, (उज्ज्ब- 
लमणि ने हाव की परिभाषा निम्नांकित-कीहँ 
-ग्रीवारेचकसंयक्तो भ्रनंक्रदिविकासकृत्‌ । भावा- 
दीषत्‌ प्रकाशों यःस हाव इति कथ्यते ॥। दे० सा» 
द० १२७ भी। 


हासः [ हस-+धर्ञा | . ठहाका, हंसी, मस्कराहट - - भासो 
हस:-प्रसन्‍न ० १।२२ 2. हष, खशी, आमोद 3. हास्य- 
ध्वनि हास्यरस,- दे० सा० द० २०७ 4 व्यग्यपूर्ण 
हंसी --रघु० १२॥३६ 5. खलना, विकसित होना 
फलना (कमल आदि का )--कलानि सामषंतयव तेन 
सरोजलक्ष्मीं स्थलपझहास:--भटद्ठि ० २।३ । 


) 


आमोद । 


हास्य (वि०) [ हस+ण्यत्‌ ] हंसने के योग्य, हास्यास्पद, 


रघ्‌ ० २।४३, - स्थम्‌ . हंसी -याज्ञ ० १८४ 2. खशी 
मनोरंजन, क्रीड़ा- मन॒० ९२२७ 3. मज़ाक, मखौल 
4. व्यंग्य, दिल्‍्लगी, ठटठा,--स्यः काव्य में वणित 
हास्यरस, परिभाषा-विकृताका रवाग्वेषचे ष्टादे: कुहका- 
डूवेत्‌ । हास्यो हासस्थायिभावः (“हासो हास्यस्था- 
यिभाव: के स्थान पर) रवेत: प्रथमर्दवत: - सा० द० 
२२८ ॥।॥ सम०-- आस्पदम हंसी की चीज़, हंसी उड़ाने 
की वस्तु,--पददी,--मार्ग: खिल्‍ली, दिल्लगी--करुद्धे- 
नतिस्त्रिभुवनजयी हास्यमार्ग दशास्य: - विक्रम० १८। 
१०७, - रसः हंसी या आमोदात्मक रस--दे० ऊपर 
हास्य । 


हास्तिक: | हस्तिन्‌-ठक ] महावत, या गजारोही,---कम्‌ 


हाथियों का समह--शि० ५३० । 


हास्तिनम्‌ [हस्तिना नृपेण मिवेत्तम्‌ नगरम-हस्तिन +-भ्रण ] 


हस्तिनापुर नगर का नाम । 


हाहा (पं०) [ हा इति शब्दं जहाति-हा+हा+क्विप ] 


एक गन्धव का नाम--(अव्य०) पीड़ा, शोक या 
आइचय का प्रकट करने वाला उदगार (यह केवल 
हा शब्द हूं, केवल बल देने के लिए इसको द्वित्व 
कर दिया गया हैँ ) । सम०--कारः !. शोक, विलाप 
रोना-घोना 2. युद्ध का शो र, -- रवः 'हा हा की ध्वनि। 


हि (अव्य०) (इसका प्रयोग वाक्य के आरम्भ में कभी 
नहीं होता) इसके अर्थ निम्नांकित हं:--. इसलिए 


कि, क्योंकि (तकंसंगत यक्‍क्ति का निर्दश करना) 
-आअरि नरिहा स्ति धमो हि दश्यते-- गण ०, रघ० ५।१० 
2. निस्सन्देह, भिश्चय ही+देवप्रयोगप्रधानं हि 
नाटचशास्त्रमू--मालवि० १, न हि कमलिनीं दृष्टवा 
ग्राहमवेक्षते मतदझ़ुज:--मालवि० ३ 3. उदाहरणस्व- 
रूप, जसा कि सुविदित हूं, प्रजानामेव भृत्यथ स ताम्यो 
बलिमग्रहीत्‌ । सहस्नगणमत्म्रष्टमादत्त हि रसं रवि 
-- रघु० १।१८ 4. केवल, अकेला (किसी विचार पर 
बल देने के लिए) मूढो हि मदनेनायास्यते--का०» 
१५५ 5. कभी कभी यह केवल प्रक की भांति ही 
प्रयक्‍त होता है । 


हि (स्वा० पर० हिनोति, हित-प्रेर० हाययति, इच्छा० 


जिधीषति) 4. भेजना, उकसाना 2. डॉल देना, 
फेंकना, (तीर) चलाना, (बन्दृक) दागना -गदा 
शक्रजिता जिध्य--भट्टि० १४।३६ 3. उत्तेजित करना, 
भड़काना, उकसाना, 4. उन्‍नत करना, आग बढ़ाना 
5. तृप्त करना, प्रसन्न करना, उल्लसित करना 
6. जाता, प्रगति करना, प्र--, !. भेज देना, ढकेलना 
2. फेंकना, (तीर) चलाना, (बन्दृक) दाग देना 


मन 


( (११७३ ] 


--विनाशात्तस्थ वक्षस्थ रक्षस्तस्म महोपलं। प्रजिधाय 
-“रघ्‌० १५।२१, भटद्ठगि ० १५।१२१ 3. भेजना, प्रेषित 
करना, मा० १, रघृ० ८।७९, ११। ४९, १२।८६, 
भद्ठि० १५।१०४॥। 

हिस्‌ (भ्वा० रुधा० पर०, चरा० उभ० हिसति, हिनस्ति, 
हिसयति-- ते, हिसित) 4. प्रहार करना, आघात 
करना 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, नक़सान 
पहुंचाना 3. कष्ट देना, सताप देना--मा० २।१ 
4. मार डालना, हत्या करता, बिल्कुल नष्ट कर देना 
--कीति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति - उत्तर० ५॥३१, 
रघु० ८४५, भग० १३।२८, भट्टि० ६३८, १४।५७ 
१५|७८ । 

हिसक (वि०) [ हिस+ण्वल |] हानिकर, अनिष्टकर, 
क्षतिकर---कः 4. खूंखार जानवर, शिकारी जानवर 
2. शत्र 3, अथवबेद में निपुण ब्राह्मण । 

हिसनसम्‌,-- ना [ हिस-+-ल्यूट | प्रहार करना, चोट मारना, 
वध करना-मन्‌ु० २।१७७, १०४८, याज्ञ० 
१।३२। 

हिसा [ हिस+-अ-+टाप्‌ | 4. क्षति, उत्पात, बराई, न॒क- 
सान, चोट, (यह तीन प्रकार की मानी जाती है 
“-कायिक, वाचिक और मानसिक ) -- अहिंसा 
प्रमी धर्म: 2. वध करना, हत्या करना, विध्वंस 
“रघु० ५॥५७, याज्ञ ० ३॥।११३, मन्‌० १०६३ 
3. लुटना, डाका डालना । सम०--आत्मक (वि०) 
हानिकर, विनाशकारी,-- कर्मन्‌ (नपुं०) . कोई भी 
हानिकर या क्षति पहुँचाने वाला कृत्य 2. शत्र का 
नाश करने मे प्रयक्‍त जादू, अभिचार--्राणिन 
अनिष्टकर जंतु,--रत (वि०) उत्पात में संलग्न, 
--रुचि उत्पात करने पर तुला हुआ, - समझ्भधव 
(वि० ) क्षति से उत्पन्न | 

हिसारु: [ हिसा+-आरु ] !. बाघ, चीता 2. कोई भी 
अनिष्टकर जन्तु । 

हिसाल (वि०) | हिसा-+-आलच्‌ | . हानिकर, उत्पाती 
चोट पहुंचाने वाला 2. घातक - (पुं०) उत्पाती या 


जंगली कुत्ता । 

हिसालक (वि०) [ हिसाल-कन्‌ ] उपद्रवी या जंगली 
कुत्ता । 

हिसीरः | हिस-+ईरन्‌ | 4. वाघ 2. पक्षी 3. उपद्रवी 
व्यक्ति । क्‍ 

हिस्थ (वि०) [ हिस+ण्यत ] जो क्षतिग्रस्त किया जा 
सके या मारा जा सके--रघृु० २।५७, मनु० 
५।४१ | 

हिल (वि०) [ हिस+र ] !. हानिकर, अनिष्टकर, 
उपद्रवी, पीड़ाकर, घातक --मन॒० ९॥८०, १२॥५६ 


2. भयकर 3. क्र, भीषण, बबेर--छ्रः . भीषण 


जन्तु, शिकारी जानवर,---रघु० २।२७ 2. विनाशक 
3. शिव 4. भीम | सम०-पक्षः शिकारी जानवर, 
-यन्त्रम . पिजरा 2. दुर्भावनापूर्ण अभिप्रायों के 
लिए प्रयक्त होने वारा अभिचारंमंत्र । 

हिक्‍क्‌ । (भ्वा० उभ० हिक्‍्कति-- ते, हिक्कित ) . अस्पष्ट 
उच्चारण करना 2. हिचकी लेना । 
] (चुरा० आ० हिल्लयते) चोट पहुंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, वध करना । 

हिक्का [ हिक्‍्कू--अ-+-टाप्‌ ] घ्वनि 
2. हिचकी । 

हिड्डारः | हिम्‌ इत्यस्य कार: |] . 'हिम्‌ की मन्द ध्वनि 
करना, हुकार भरना 2. बाघ । 

हिहुग ( पुं०, नपृ०) [ हिम॑ गच्छति---गम-+ड, नि० ] 
). हींग का पौधा 2, इस पौध से तयार किया गया 
पदार्थ जो घर में खाद्यपदार्थों में छौंक के लिए 
प्रयक्‍त होता हैं । सम ०--निर्यासः . हींग के वक्ष का 
गोंद के रूप में रस 2. नीम का पेड़,--पत्रः इंगूदी का 


. अस्पष्ट 


वक्ष । 
हिझ्गलः [ हिझुग- ला-क (कि, ड वा) ] 
हिडुगलि: | ईगर, सिदूर । 
हिह्डगुल्‌ (पु० नपु० 


हिज्जीरः (पुं०) हाथी के परों को बाँघने की बेड़ी या 
रस्सी । हु 

हिडिम्बः (पृ०) वह राक्षस जिसे भीम ने मारा था,- बा 
हिडिब की बहन जिसने भीम से विवाह कर लिया 
था | सम०--जित्‌,--निषदन्‌, - भिद,--रिपु (पुं०) 
भीम के विशेषण । 


हिण्ड्‌ (म्वा० आ० हिण्डते, हिण्डित) जाना, घमना, इधर 
उघर फिरना, आ--, धूमना, या इधर-उधर फिरना 
“२० २ । 

हिण्डनम्‌ [ हिण्ड--ल्यूट ] 4. घूमना, इधर-उधर फिरना 
2. संभोग 3. लेखन । 

हिण्डिक: [ हिण्ड-|-इन्‌ -- हिण्डि-|- कन्‌ | ज्योतिषी । 

हिण्डि (डो) हिण्ड--ईरन (इरन्‌) ] /. समद्रझाग 
८2. पुरुष, मर्द 3. बंगन । 

हिण्डी [| हिड-इन्‌ -+डीप ] दुर्गा । 

हित (वि०) [ धा (है)+क्त | !. रखा हुआ, डाला 
हुआ, पड़ा हुआ 2. थामा हुआ, लिया हुआ 3. उप- 
युक्त, योग्य, समुचित, अच्छा (संप्र० के साथ )-गोम्यो 
हित॑ गोहितम्‌ 4. उपयोगी, लाभदायक 5. हितकारी 
लाभप्रद, संपूर्ण, स्वास्थ्यवधक (शब्द या भोजन 
आदि )--हिंत॑ मनोहारि च दुलेभं वचः---कि० १॥४, 
१४।६३ 6. मित्रवत्‌, कृपालु, स्नेही, सद्वत्त (प्राय 
आधि० के साथ )--तः मित्र, परोपकारी, मित्र जंसा 
परामशदाता--हितान्न यः संश्यणुते स किप्रभ: 


माहार्मीत 


( ११७४ ) 


--कि० १।५, हि० १॥३०,--तम्र . उपकार, लाभ, 
फ़ायदा 2. कोई भी उपयकत या समचित बात 
3. कल्याण, कुशल, क्षेंम । सम०-अनुबन्धिन्‌ (वि० ) 
कल्याणप्रद,-- अन्वेषिन, - अथिन्‌_ कुशलाभिलाषी 
--इच्छा सदिच्छा, मंगलकामना,--उक्तिः आरोग्य- 
वधंक निदेश, सत्परामशं, नंक सलाह,--उपदेश 


हितकर उपदेश, सत्प रामशें, नेक सलाह,-एपिन हितेच्छ, 


भला चाहने वाला, परोपकारी,--कर (वि०) सेवा 
या कृपापूर्ण कार्य करने वाला, मित्र-सा व्यवहार करने 
वाला, अनुकूल, - काम (वि०) हितेच्छु, मंगलाकांक्षी 
--काम्या दूसरे की मंगलकामना, सदिच्छा, -- कारिन 
कृत (पूं०) परोपकारी,--प्रणी (पृं०) गप्तचर 

“बुद्धि (वि०) मभित्र-से मन वाला, सद्धावनापर्ण 
“वाक्यम मत्रीपूर्ण परामश,-वादिन्‌ (पुं०) सत्परामश 
देने वाला । 

हितकः [ हित-|-क ] !. बच्चा 2. किसी पशु का शावक। 

हिन्ताल: [ हीनस्तालो यस्मात्‌ -पृषो० ] एक प्रकार का 
खजूर । 

हिन्दोल: [ हिल्लोल--घजा पृषो० ] . हिडोल, झला 
2. श्रावण के शक्‍ल पक्ष म॑ं दोलोत्सव के अवसर पर 
कृष्ण भगवान की मतियों कोले-जान वाला हिडोल 
या दोलोत्सव । 

हिन्दोलकः, हिन्दोला [ हिन्दोल--कन्‌, टाप्‌ वा] झला 

हिडोला 


हिम (वि०) [ हि-+-मक ] ठंडा, शीतल, सर्द, तुषारयकक्‍्त, 
ओसीला,-भः १. जाड़े की मौसम, सर्द ऋतु 2. चंद्रमा 
3. हिमालय पववत 4. चन्दन का पेड़ 5. कपूर,-- मम 
कुहरा, पाला--रघ० १॥४६, ९२५, कु० २॥१९ 
2. बफ़, पाला--कु० १।३, ११, रघु० ९२८, १५। 
६६९, १६।४४, कि० ५१२ 3. सर्दी, ठंडक 4. कमर 
5. ताजा मक्खन, 6. मोती 7. रात 8. चन्दन की 
लकड़ी । सम० - अंशुः: . चन्द्रमा-मेघ० ८९, 
रघु० ५११६, ६।४७, १४।८०, शि० २।४९ 2. कपूर 
“अभिष्यम्‌ चाँदी, -- अचलः--अद्ठिः हिमालय पहाड़ 
--5ऊ5ु० १।५४ रघ० ४७९, १४१३, जा, 
तनया . पावेती 2. गंगा, -- अस्ब,--अम्भस (नप॒०) 
4. शीतल जल 2. ओस -रघ० ५॥७०,--अनिल्‍ूः 
शीतल वाय,-- अब्जम कमल,--अरातिः 4. आग 
2. सूर्य --आगसः जाड़े का मोसम या सद ऋतु 
"आते: (वि०) पाले से ठिदुरा हुआ, ठंड से जमा 
हुआ,--आलयः हिमालय पहाड़---क॒ु० १॥१, सुता 
पावंती का विशेषण.--आह्ुः--आह्यः कपूर, - उस्र 
चन्द्रमा,-- करः . चाँद-लठति न सा हिमकरकिरणेन 
5गीत० ७ 2. कपूर,-- कटः . जाड़े की ऋतु 
2, हिमालय पहाड़,-गिरिः हिमालय पहाड़,-गः चाँद 


] 


--जः मनाक पर्वत,-जा . खिरनी का पेड़ 2. पाव॑ती, 

- सलम एक प्रकार की कपूर की मल्हम,- दीधितिः 

चन्द्रमा--शि० ९।२९--द्ुदिनम्‌ अति ठंड से कष्ट- 

दायक दिन, ठंड ओर ब्रा मौसम,-आद्युतिः चन्द्रमा, 

(पुं०) सूय,-ध्वस्त (वि०) पाले से मारा हुआ 
कुतरा हुआ या नष्ट हुआ,- प्रस्थः हिमालय पहाड़ 
--रश्सि (पुं०)चाँद,-बालका कपूयर,-शीतल (वि० ) 
बफ की भांति ठंडा,--शेलः हिमालय पहाड़,-- संहति 
(स्त्री०) बफ़ का ढेर,--सरस “बफ़ की झील, ठंडा 
पानी--मा० १।३१,--हासकः दलदल में होते वाला 
खजूर का पेड़ । 

हिसवत (वि०) [ हिम+मतुप्‌ ] हिममय, वर्फीला, कुहरा 
से (पुं०) हिमालय पहाड़--रघु० ४।७९, 
विक्रम० ५५२२॥ सम०- कुक्षिः हिमालय पव॑त की 
घाटी,- पुरम्‌ हिमालय की राजधानी ओषधिप्रस्थ का 
नाम,--कु० ६।३३,--सुतः मंनाक पव॑त,--सुता 
!. पावतो 2. गंगा । 

हिमानो | महद हिमम, हिम +-डीप आनृक ] बफ़ का ढेर, 
हिम का सम्‌ह, हिमसंहति - नगमपरि हिमानोगीरमा- 
साद्य जिष्ण: --कि० ४॥।२८, भामि० १२५ । 

हिरणम [ ह+ल्‍्यट, नि० ] !. सोना 2. वीय॑ 3. कोड़ी । 

(वि०) (स्त्री० -यी) [ हिरण--मयद नि० ] 

सोने का बना हुआ, सुनहरी--हिरण्मयी सीताया 

प्रतिकति:--उत्तर ० २, रघध० १५।६ १,-यः ब्रद्मा देवता | 


हिरण्यम्‌ [ हिरणमेव स्वार्थ यत्‌ ] . सोना,-मन्‌ ० २।२४६, 
८॥।१८२ 2. सोने का पात्र -मन ० २।२९ 3. चाँदी 
4, कोई भी मूल्यवान्‌ घातु 5. दौलत, संपत्ति 6. वीय॑, 
शक्र 7. कोड़ी 8. एक विशेष माप 9. सारांश 
0. धत्रा . सम०--कक्ष (वि०) सुनहरी करधनी 
पहनने वाला,--कशिपुः राक्षसों के एक प्रसिद्ध राजा 
का नाम (यह कश्यप और दिति का पुत्र था। यह 
इतना शक्ति शाली हो गया था कि इसने इन्द्र का 
राज्य छीन लिया और तीनों लछोकों को पीडित करने 
लगा। इसने बड़े-बड़े देवताओं की निन्‍दा की, और 
अपने पुत्र प्रह्माद को, विष्ण को ही परमात्मा मानने 
के कारण नाना प्रकार के कष्ट दिये, परन्तु बाद म 
उसे विष्णु ने नरसिंह का अवतार घारण कर यमपुर 

ज दिया--दे० प्रह्ाद ),--कोशः सोना और चांदी 
(चाहे आभूषण घने हों या बिना गढ़ा सोना चाँदी) 
--गर्भ: . ब्रह्मा (क्योंकि वह सोने के अंडे से पंदा 
हुआ ) 2. विष्ण का नाम 3. सुक्ष्मशरीर घारण करने 
वाली आत्मा,--द (वि०) सुवर्ण देने घाला--मन ० 
४२३०, (दः) सम॒द्र, (दा) पृथ्वी,--नाभ: मनाक 
पहाड़,--बाहुः !. शिव का विशेषण 2. सोन नदी 
--रेतस 7. आग--रघ्‌ ० १८।२५ 2. सूर्य 3. शिव 


( ११७५ ) 


4. चित्रक या मदार का पौधा,---अर्णा नदी,--वाह: 
सोन दरिया । 

हरिण्यय (वि०) (स्त्री०--यी) [ हिरण्य-मयट, नि० 
मलोप: | सुनहरी । 

हिरुक (अव्य०) [हिं०-+उकिक, रुट ] . के बिना, के 
सिवाय 2. में, बीच में 3. निकट 4. नीचे । 

हिल (तुदा० पर० हिलति) केलिक्रीड़ा करना, स्वेच्छा से 
रमण करना, प्रेमलिगन करना, कामेच्छा प्रकट 
करना । 

हिल्‍्ल: [| हिल-+ लक | एक प्रकार का पक्षी । 

हिल्‍्लोल: [हिल्लोल-|-अच्‌] . लहर, झाल 2. हिडोल 
राग 3. घन, सनक 4. एक रतिबंध । 

हिल्वला: (स्त्री०, ब० व०) [--इल्वला, पृषो ०] मगशिरा 
नक्षत्र के शिर के पास के पाँच छोटे तारे। 

ही (अव्य ०) [हि+डी] . आइचयं प्रकट करने वाला 
अव्यय - हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाक:-शि ० 
११।६४, या--ही चित्र लक्ष्मणेनोचे--भट्ठि० १४। 
२९ (इस अथ में प्रायः नाटकीय भाषा में इसकी 
आवृत्ति होती है) 2. थकावट, उदासी, खिन्नता 
तक । 

होन (भू० क० कृ० ) [हा+क्त, तस्य नः ईत्वम | . छोड़ा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2. रहित, वड्चित, 
वियुक्त, के विना (करण० या समास में )-गणहीना न 
गभन्ते निर्गेन्धा इव किशुका:--सुभा०, इसी प्रकार 
द्रव्य ', मति” ओर उत्साह” आदि 3. मर्सशाया हुआ 
बर्बाद 4. त्रटिपर्ण, सदोष,  हीनातिशिक्तगात्रो वा 
तमप्यपनयत्तत:-- मनु ० ३॥२४२ 5. घटाया हुआ 
6. कम, निम्नतर-- मनु ० २।१९४ 7. नीच, अधम 
कमीना, दुष्ट, - नः . सदोष गवाह 2. अपराधी 
प्रतिवादी (नारद पाँच प्रकार के बताता हैं - अन्य- 
वादी क्रियाद्षी नोपस्थायी निरुत्तर:। आहृतप्रपलायी 
च हीनः पंचविध: स्मृत:।) । सम० - अड्भा (वि०) 
अंगहीन, विकलांग, अपाहज, सदोष-- मन्‌ ० ४। १४१, 
याज्ञ० १॥२२२, - कुल, -ज (वि०) ओछे कुल में 
उत्पन्न, नीच परिवार का,--कऋतु (वि०) जो अपने 
यज्ञानुष्ठान में अवहेलना करता ह,--जाति (वि०) 
. नीच जाति का 2. जाति से बहिष्कृत, बिरादरी 
से खारिज, पतित,--योनिः (स्त्री०) नीची कोटि का 
जन्मस्थान,-- वर्ण (वि०) . नीच जाति का 2. घटिया 
दर्ज का,--बादिन (वि०) !. सदोष बयान देने वाला 
2. अपलापी 3. गूंगा, मक,---सख्यम नीच व्यक्तियों से 
मेलजोल, -- सेवा नीच व्यक्तियों की टहल करना 

हीन्तालः [हीनस्तालो यस्मात्‌-पृषो ० ] दरूदल में होने वाला 
खजूर का वक्ष । 

हीरः [ह-+-क, नि०] . साँप 2. हार 3. सिंह 4. 'नंषघ- 


चरित' काव्य के रचयिता श्री हर्ष के पिता का नाम, 
-- ₹:/- रम्‌ . इन्द्र का बज्ञ 2. हीरा, (नंषधचरित 
के प्रत्यक सगे के अन्तिम इलोक में आने वाला) | सम० 
“अड्डा इन्द्र का बज । 

हीरकः [हीर-+कन | हीरा । 

हीरा [हीर-+टाप्‌ | !. लक्ष्मी का विशेषण 2. चिऊँटी । 

होलम [ही विस्मयं लाति ला-+क] पौरुषेय वीय । 

हीही (अव्य०) [ही+ही] आइचय और प्रमोद को प्रकट 
करने वाला अव्यय । 

हु (जहो० पर० जहोति, हृत--कमंवा० हयते, प्रेर० हाव- 
यति-ते, इच्छा० जूहषति) 4. (हवनकुंड में आहुति 
के रूप म) प्रस्तुत करना, किसी देवता के सम्मान में 
भेंट देना (कमं० के साथ), यज्ञ करना--यो मन्‍न्त्रपृतां 
तन मप्यहौषीत्‌ --रघ्‌ु ० १३,४५, जटाधर: सन जह॒धीह 
पावकम्‌--कि० १।४४ ह॒विजुहुधि पावके--भद्ठि० 
२०।११, मन॒० ३।८७, याज्ञ ० १।९९ 2. यज्ञ का 
अनुष्ठान करना 3. खाना । 

हुड । (म्वा० पर० होडति) जाना । 

॥ (तुदा० पर० हुडति) संचय करना । 

हुड: [हुडु--क| . मेढ़ा 2. चोरों को दूर रखने के लिए 
लोहे का कांटा 3. एक प्रकार की बाड़ 4. लोहे का 
मृद्गर । 

हुडः [हुड-+क%० ] मंढ़ा-जम्बको हुडयद्धन-- पंच० १।१६२। 

हुडक्‍्कः [हुड--उवक ] बाल की घड़ी के आकार का बना 
एक छोटा ढोल, न० १५॥१७ 2. एक प्रकार का 
पक्षी, दात्यूह 3. दरवाज़ की कुंडी 4. नशे में चर 
पुरुष । 

हुडुत (नपुं०) [हुड--उति] 4. साँड का रांभना 2. धमकी 
का शब्द । 

हुण्ड: [हुण्ड-क ] (. व्याप्र 2. मेढ़ा 3. बुद्ध 4. ग्रामशूकर 
5. राक्षस । 

हुत (भू० क० कृ०) [ह+क्त] 4. आहति के रूप में 
आग मे डाला हुआ, यज्ञीय भेंट के रूप में होम किया 
हुआ 2. जिसे आहुति दी जाय--श ० ४, रघु० २।७१, 
९।३३,--तः शिव का नाम,--तम्‌ आहुृति, चढ़ावा । 
सम०--अग्नि (वि०) जिसने अग्नि में आहति डाली 
ह-रघ० १।६,-- अशनः . अग्नि-समीरणो नोदयिता 
भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य--कु० ३।२१, 
रघु० ४॥१ 2. शिव का नाम सहायः शिव का 
विशेषण,---अशनी फाल्गुन मास की पूरणिमा, होलिका 
--आहशः आग--प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम्‌--रघूु० 
२।७१,--जातवेदस्‌ (वि०) जिसने अग्नि में आहति 
दी हं,--भूज (पुं०) आग--नेशस्याचिहुंतभज इव 
च्छिन्नभयिष्ठधमा--विक्रम० १।९, उत्तर० ५॥९, 
“प्रिया अग्नि की पत्नी स्वाहा,--बहः आग---जनाकी रण 


( ११७६ ) 


: मन्‍्ये हुतवहपरीतं गृहमिव--श० ५।१०, शीतांशस्त- 
पनो. हि हुतवह: -गीत० ९, मेघ० ४३, ऋतु० 
१।२७,-हीमः वह ब्राह्मण जिसने आग मे आहुति 
दी हैं, ( - मम ) जला हुआ शाकल्य । 

हम (अव्य०) [हु+डमि| (मल रूप से एक अनकरणा- 
त्मक ध्वनि) निम्नांकित अर्थों को अभिव्यक्त करने 
वाला अव्यय--. याद, प्रत्यास्मरण--हुं ज्ञातम 
“या-रामो नाम बभूव हुं तदबला सीतेति हम 
2. सन्देह--चेत्री हुं मत्रो हम 3. स्वीकृति---उत्त र० 
५॥३५ 4. रोध 5. अरुचि 6. भत्सना 7. प्रदननवाचकता 
(जादू व मंत्रों में हुम का संप्र० के साथ प्रयोग 
->-उदा० ओ कवचाय हम,) (हुंक हुम॒ की ध्वनि 
करना, दहाड़ना, चिघाड़ना, रांभना- यथा अनुहंकृ 
बदले मे 'हुम को ध्वनि करना अनहुंकुरुते घन- 
ध्वनि न हि गोमायरुतानि केसरी-शि० १६।२५) 
सम०-कारः--क्तिः (स्त्री०) . हम की घ्वनि 
करना--पृष्टां पुनः पुनः कान्‍्ता हुंकाररेव भाषते 
2. गर्जना, ललकार - क्षतहुंका रशंसिन:--कु० २॥२६, 
हुँंकारेणेव घतष: स॒ हि विध्नानपोहति -श० ३॥१, 
रघ० ७।५८, कु० ५१५४ 3. दहाड़ना, रांभना 4, सूअर 
का घृघ राना 5. घनष की टकार । 

हुछ (म्वा० पर० हुछति) टेढ़ा होना । 

हुलू (म्वा० पर० होलसि) 4. जाना 2. ढांपना, छिपाना । 

हुलहुली | हुल --क, द्वित्वमू, डीष च] हर्ष के अवसरों पर 
महिलाओं द्वारा उच्चारण की जाने वाली एक अस्पष्ट 
ह्षध्वनि । 

हुह (ह) (पुं०) [छे+ड॒, नि०] एक गन्धव विशेष । 

हैंड (म्वा० आ० हडते) जाना। 

हुण: (नः:) [द्वे+नक, सम्प्र ०, पक्षे पृूषो० णत्वम] 
. असम्य, जंगली, धिदेशी --सद्योमृण्डितमत्तहण 
चिबकप्रस्पध नारंगकम 2. एक सोने का सिक्‍का, 
(संभवत: यह हृ्‌णों के देश में प्रचलित था ),-णा 
(पं०, ब० व०) एक देश या उसके अधिवासियों 
का नाम--हणावरोधानां--रघु ० ४॥६८ । 

हत (भू० क० क्ृ० ) [ह्वे+क्त संप्रसारणम] आमन्त्रित 
बुलाया गया, निमन्त्रित -दे० 'ह्वे । 


हति: (स्त्री०) [द्वें+क्तिन्‌, संप्र०] . ब॒लावा, निमंत्रण 
2. चनौती 3. नाम--जेसा कि 'हरिहेतुहति 

हम दे० हुम्‌ । 

हरवः [ह इति रवो यस्य - ब० स०] गीदड़ । 

हु (पूं०) [--हुह पृषो०] गन्धवं चिशेष । 

हू (भ्वा० उभ० हरति-ते, हत, कमवा० हियते) लेना 
ढोना, पहुंचाना, आगे आगे चलना (इस अर्थ में बहुधा 
द्विकमंक प्रयीग)-अजां ग्राम॑ हरति - सिद्धा०, संदेश 
मे हर घनप्रतिक्रोधविश्लेषितस्य --मेघ० ७, मनु० 


४॥७४ 2. उठाकर ले जाना, अपहरण करना, दूरी 
पर ले जाना, भट्टि० ५।४७ 3. अपहृत करना, लूटना 
डाका डालना, चराना--दृवंत्ता जारजन्मानो हरिष्य- 
न्तीति शडुया- भामि० ४।४५, रघ० ३।३९, कु० 
२।४७, भट्टि ० २३९, मनु० ७।४३ 4. विवस्त्र करना 
वड्चचित करना, छीन लेना, अपहरण क रना-व॒ न्तात्रूूथ 
हरति पुष्पमनीकहानाम्‌ - रघ० ५।६९,  ३।५४ 
भट्टि ० १५।११६, मन० ८।३३४ 5. ले जाना, प्रती 
कार करना, नष्ट करना - तथापि हरते ताप॑ लीका- 
नामन्‍नतो घन: - भामि० १।/४९, रघ० १५।२४, मेघ० 
३१ 6. आकृष्ट करना, मग्ध करना, जीत लेना, प्र भाव 
डालना, अधीन करता, वशीभत करना--चेतो न कस्य 
हरते गतिरद्भनाया:-- भामि० २।१५७, ये भावा हृदय 
हरान्ति --१।१०३, तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं 
हतः: श० १५, मगया जहार चतुरेव कामिनी 
“एरघु० ९६९, १०८३, विक्रम० ४।१०, ऋतु० 
६।२०, भग० ६।४४, २।६० मन ० ६।५९ /. उपलब्ध 
करना, ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना-- ततो विश 
नृपो हरेत्‌ मनु० ८३९१, १५३, स हरतु सुभगप- 
ताकाम---दश ० 8. 'रखना, अधिकार में करना 
-भामि० २।१६३ 9. परामत करना, ग्रस्त करना 
--भट्टि० ५॥७१, शि० ९१६३ 0. विवाह करना 
-मनु० ९।९३ ॥. बांटना--प्रेर० (हारयति-ते) 
. उड़वा देना, ढुवाना, पहुँचाना, (कोई चीज़ ) किसी 
के हाथ भिजवाना (करण० के कमं० के साथ )--भत्यं 
भृत्यन वा भार हारयति--सिद्धा०, जीमूृतेन स्वकुश- 


- लमयीं हारमिष्यन प्रवत्तिमू-मेघ ० ४, सन्‌ ० ८।११४ 


कु० २॥२९ 2. अपहत करवाना, नष्ट करवाना 
वज्चित होना 3. पुरस्कार देना, इच्छा० (जिहीषेत्ति 
-ते) लेने की इच्छा करना। अध्या--,न्यूनपद को 


पति करना, अनु -, 7. नक़छू करता, मिलना-जुरूना 
-देहबन्धेन स्वरेण च रामभद्रमनह रति--उत्तर० ४ 
इसी प्रकार कि० ९॥६७ 2. (अपने माता पिता से) 
मिलता-जुलना (इस अर्थ में आ०) दे० पा० १॥३। 
२१ वातिक, अप--, . छीन लेना, उड़ा लेना--पदचा- 
त्पुत्ररपह्तभरः कल्पते विश्वमाय- विक्रम० ३॥१ 
2. पराझुमख होना, मुड़ना--वदन मपहरन्तीं (गौरीम्‌) 
कु० ७॥९५ 3. लटना, डाका डालना, च्राता 
4. (किसी को) वड्चित करना, दूर करना, नष्ट 
करना - त्व॑ च कीतिमपहतमयत:--रघ० ११।७४ 
5. आक्ृष्ट करना, प्रभावित करना, ज़ोर डालना 
जीत लेना, वशीभत करना (न) प्रियतमा यतमान- 
मपाहरत्‌ --रघु० ९।७, इसी प्रकार अपह्िय खल 
परिश्रमजनितया निद्रया उत्तर० १, (प्रेर०) 
(दूसरों से) अपहरण करवाना --कि० १३१, अभि-+ 


( ११७७ ) 


उठाकर ले जाना, हटाना, अम्यव-,खाना (प्रेर०) 
खिलाना, भोजन कराना, आ--,. (क) छाना, ले 
आना - यदेव वदन्रे तदपश्यदाहृतम्‌ -रघु० ३।॥९, १४। 

(ख) ढोना, पहुँचाना--मनु० ९।५४ 2. निकट 
लाना, देना--अयाचिताहुतम्‌-याज्ञ ०" १॥१२५ 
3. प्राप्त करना, लेना, हासिल करना--मनु० २। 
१८३, ७।८०, ८।१५१ 4. रखता, घारण करना 
--आजह तुस्तच्चरणी पृथिव्यां स्थलारविन्दश्नियम- 
व्यवस्थाम्‌ कु० १३३ 6. (यज्ञ का) अनुष्ठान 
करना -स विश्वजितमाजह् यज्ञ स्वस्वदक्षिणम 
- रघृु० ४॥८६, १४।३७ 7. वसूल करना, वापिस 
लेना 8. कारण बनना, पेंदा करना, जन्म देना 
9. पहनना, घारण करना 40. आऊृष्ट करना 
. हटाना, दूर करना-(प्रेर०) . मंगवाना 2. दिल- 


वाना 3. एकत्र करना, परस्पर मिलाना, उद-- 
4. बचाना, मुक्त करना, उद्धार करता, छुड़ाना-मा 
तावदद्धर शुचोा दयिताप्रवत््या--विक्रम० ४॥१५ 
2. खींचना, वाहर निकालना - (शरम ) उद्धत्त मंच्छ- 
त्रसभोद्धतारि: - रघ० २।३०, ३।६४ 3. उन्म्‌लन 
करना, जड़ से उखाड़ना, उद्धार करना - नमयामास 
तृपाननुद्धरत्‌ -- रघु० ८॥९, ४।६६, त्रिदिवमुद्धतदानवः 
कण्टकम्‌--श ० ७।३ 4. उठाना, ऊपरकोकरनाः उन्नत 
करना, (हाथ आदि) फैलाना मन ० ४।६२, पंच ० 
१।२६२ 5. (फूल आदि) तोड़ना 6. अवशोषण करना 
-शि० ३।७५ 7. घटाना, व्यवकलन करना 5ैःछांटना 
चनना, उद्धत करना--इदं पद्म रामायणादुद्धतम्‌ 
(प्रेर०) बाहर निकलवाना- रघु० ९।॥७४ 
उदा --,. वर्णन करना, वयान करना, प्रकथन करना 
कहना, बोलना, उच्चारण करना --उदाजहार द्रपदा- 
त्मजा गिरः-कि० १।२७, मच्छ० ९।४, चिकित्सका 
दोष मदाहरन्ति--मालबि ० २, मा० १ 2. पुकारना, 
नाम लेना -त्वां कामिनो मदनदूृतिकामदाहरन्ति 
-विक्रम० ४॥११, श्रतान्वितों दशरथ इत्यदाहृत 
-भेट्टि० १।१ 3. सचित्र बनाना, सोदाहरण निरू- 
पण करना, उदाहरण या चित्र उद्घत करना, त्वम- 
दाहियस्व कथमन्यथा जनें: -शि० १५।२९, उप -, 
. ले आता, निकट लाना - श० १ 2. प्रस्तुत करना, 
प्रदान करना, उपहार देना--नोवारशागघयमस्पाक- 
मुपहरन्तु--श ० २, मातृभ्यो बलिमपहर--मृच्छ ० १, 
महावीर० ६।२२, रघु० १४॥१९, १६।८०, १९।१२, 
श० ३३. (बलि के रूप में) प्रस्तुत करना, उपा-, 
लाना, ले आना, निसू--, . बाहर निकालना, 
खींचना, उदघत करना--रघ ० १४।४२ 2. शव को 
बाहर निकालना -मन० ५॥९१, याज्ञ० ३।१५ 
(दोष की भांति) दूर करना, परि--, 4. बचना, 
१४६ न 


दूर रहना-- स्त्रीसंनिकर्ष फरिहत्तंभिच्छन्नन्तदंधे 
भूतपति: स भूत:--कु० रे।७४, मन्‌ू० ८।४००, कु० 
२।४३ 2. त्यागना, परित्यक्त करना, छोड़ना, तिलां- 
जलि देना--कति नकथितमिदमनपदमचिरं मा परि- 
हर हरिमतिशयरुचिरम---गीत ० ९ 3. हटाना, नष्ट 
करना, उत्तर देना, प्रत्याख्थान करना (आशक्षेप व 
आरोप आदि का)  ब्रह्मास्य जगतो निमित्तं कारणं 
प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याक्षेप: स्मतिनिमित्त: परिहत: । 
तक निमित्त इदानीमाक्षेप: परिहियते--शा० भा० 
मेघ० १४, प्रं-, . प्रहार करता, आधात करना 
पीटना - लत्तया प्रहरति लात मारता है रघ० ५॥ 
६८, कु० ३।७०, भद्वि० ९७ 2. चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, घायल करना (अधि० क॑ साथ) 
--अततेत्राणाय वः शस्त्र न प्रहतेमनागसि--श० १। 
११, रघु० २६२, ७।५९, ११।८४, १५॥३ 3. आतक्र- 
मण करना, हमला करना 4. फेंकना, डालना, प्रक्षेप 


करना (अधि० या संप्र० के साथ) 5. छापा मारना, 
वि-.न्‍, . ले जाना, पकड़ कर दूर करना, 2. हटाना 
नष्ट करना, 3. गिरने देना, (आँसू आदि) ढालना 
4. (समय) बिताना 5. मनोरंजन करना, आमीद- 
प्रमोद में व्यस्त होता, खेलना बिहरति हरिरिह 
सरसवसन्‍्ते - गीत० १, व्यव --, 4. व्यवहार करना, 
व्यवसाय करना 2. करना, आचरण करना, व्यापार 
करना 3. क़ानून की शरण जाना, कचहरी में नालिश 
करना -अथेपत्तिव्यवहतं मर्गी रवाद्भियोक्ष्यते--दश ० , 
व्या -, बीौलना, कहना, बतलाना, वर्णन करना 
प्रकथन करना - कु० २।६२, ६।२, रघु० ११॥८३, 
सम , 7. लाना, मिला कर खींचना 2. [(क) 
सिकोड़ना, संक्षिप्त करना, भींचना - रघु० १०।३२, 
(ख) गिरा देना - संहियतामियम--का० 3. साथ 
साथ लाना, एकत्र करना, संचय करना 4. नष्ट 
करना, संहार करना (विप० 'स॒ज्‌ ) - अम्‌ यगान्तों 


चितकालनिद्र: संहृत्य लोकान पुरुषो5धिशेते - रघ० 
१३।६ 5. वाषिस लेना, रोकना, पीछे खींचना 
--अभिमखे मयि संहतमोक्षितम्‌ -- श० २।११, 
६।४, न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मन 
--हि० १।६१, रघु० ४॥१६, १२॥१०२, भग० २। 
२८ 6. दमन करना, नियन्त्रण करना, दबाना क्रोघ॑ 
प्रभो संहर संहरेति यावद्गिर: खे मरुतां चरन्ति - कु० 
२।७२ 7. बन्द करना, समाप्त करना--समा-- 
. लाना, पहुँचानां, ढोना- सर्व एवं समाहारि तदा 
शल: सहोषधि:--भट्ठटि ० १५।१०७ 2. संग्रह करना, 
साथ मिलाना, जोड़ना - तत्र स्वयंबर समाहृतराजछो- 
कम्‌--रघु ० ५।६२, भट्टि ० ८।६३ 3. खींचना, आक्ृष्ट 
कश्मा 4. नष्ट कश्मा, सहार करमा-- भग० ११। 


हद 


ह्व्त 


( ११७८ ) 


३२ 5. पूरा करना (यज्ञ आदि) 6. वापिस आना, 
अपने उचित स्थान को फिर से प्राप्त करना--मन॒० 
८।३१९ 7. दमन करना, नियन्त्रित करना । 

(छि) णीयते (ता० घा० आ०) ।. क्रद्ध होना, 
2. लज्जित होना (करण० या संबं० के साथ) 
--त्वयाद्य तस्मिननपि दण्डघारिणा कथं न पत्या धरणी 
हृणीयते - न० १।१३३, दिवोषषि वज्रायधभूषणा या 
हृणीयते बीरवती न भूमिः भट्टि० २।३८ । 


हणी (णि) या [ हणी+यक्‌--अ--टाप्‌ | 7. निनन्‍दा, 


भत्सना 2. लज्जा 3. कृरुणा । 

(धि०) [ ह-+क्तविप्‌ू, तुक ] (केवल समास के अन्त 
में) ले जाने वाला, अपहरण करने वाला, हटाने 
वाला, उठाकर ले जान वाला, आकष क । 


(भ० क० कृ०) [ ह+क्त ] . ले जाया गया 
2. अपहरण किया गया 3. मग्ध किया गया 4. स्वी- 
कृत 5. विभक्त, दे० 'ह । सम०-- अधिकार (वि०) 
4. जिसका अधिकार छीन लिया गया हू, बाहर 
निकाला हुआ 2. अपने उचित अधिकारों से वंचित 
किया गया,---उत्तरोय (वि०) जिसका उतरीय वस्त्र 
(चादर डपट्टा आदि) छीन लिया गया हो द्रव्य 
--घन (वि०) धन दोलत से वंचित,-सर्वस्व (वि०) 
जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, बिल्कुल बर्बाद 
हो गया हो । 


हृतिः (स्त्री०) [ ह+क्तिन्‌ ] !. छीन लेना 2. लूटना, 


द्द्द्‌ 


खसोटना 3. विनाश । 

(नपुं०) | -5हृत, पृषो० तस्य दः, हृदयस्थ हृदादंशो 
वा | (इस शब्द के सवनामस्थान के कोई रूप नहीं 
होते, कमे ० द्वि० व० के पश्चात्‌ “हृदय के स्थान में 
यह रूप आदेश हो जाता है) !. मन, दिल 2, छाती 
दिल, सीना--इमां हृदि व्यायतपातमपल्षिणोत्‌ - कु० 
५।५४ । सम० -आवतें: घोड़े की छाती के बाल 
--कम्प/ दिल की कंपन, घड़कन,-गत (वि०) 7. मन 
में आसीन, सोचा हुआ, अभिकल्पित 2. पाला-पोसा 
गया,-- (तम) अभिकल्पना, अथे, आशय,--देज्ञ 
हृदयतल --पिड:,-डम्‌ , दिल, रोग: व. दिऊ का 
रोग, दिल की जलन 2. शोक, गम, वेदना 3. प्रेम 
4. कुंभराशि, - लासः (हललासः) 7. हिचको 


2. अशान्ति, शोक,--लेख: (हल्लेखः ) . ज्ञान, तकंना 


2. द्विल की पीडा,--लेखा (हल्लेखा) शोक, चिन्ता, 


--बंटकः पेट,--शोकः हृदय को जलन, वेदना । 


हृदयम [ ह+कयन्‌, दुक आगमः ] . दिल, आत्मा, मन 


--हृदये दिग्धशररिवाहत:--कु० ४॥२५, इसी प्रकार 


हृदयाल, हृदयिक, हृदयित ( 


हृदि (दी) कः (पुं० 
हृदिस्पृश््‌ (वि०) [ हृदि--स्पृश्‌ +क्विनू, अलुक्‌ स० | 


या आन्तरिक भाग 5. रहस्य विज्ञान, अद्व", अक्ष" | 
सम ०--आत्मन्‌ (पुं०)) सारस,--आविध्‌ (वि०) 
हृदयविदारक, दिल को बींघने वाला --भट्टि० ६।७३, 
+ईशः - ईइवर: पति, (- ज्ञा,- रो) 7. पत्नी 
2. गृहिणी, --कम्पः दिल का कांपना, घड़कन, - ग्राहिन 
(वि०) मनमोहक,--चोरः जो दिल को या प्रेम को 
चुराता ह-- छिद (वि०) हृदय-विदारक, हृदय को 
बीघन वाला,--विध,--वैधिन (वि०) हृदय को 
बींधने वाला,--बत्तिः (स्त्री०) मन का स्वभाव,-स्थ 
(वि०) हृदय स्थित, मन में विराजमान,--स्थानम्‌ 
छाती, वक्षःस्थल । 


हृदयक्गम (वि०) [ हृदय--गम्‌--खच्‌, मुम्‌ ] . हृदय 


मर्म स्पर्शी, रोमांचकारी 2. प्रिय, 
१ 3. मधर, आकष्षक, सुखद 


को दहलाने वाला 
सुन्दर,-- मा० 


० रुंचिकर--अहो हृदयहझूुगम: परिहास:-मा० ३, वलल्‍लको 


च हृदयह॒गमस्वता >> रघु० १९१३, कु० २।१६ 
4. योग्य, समुचित 5. प्यारा, वललभ, आंख का तारा 
माना हुआ - क्व न॒ ते हृदयझगमः सखा - कु० ४॥२४॥ 
) | हृदय--आलच , 
ठन, इनि वा ] कोमलहृदय वाला, अच्छे दिल वाला, 
सस्‍्नेही । 
) एक यादव राजकुमार । 


. हृदय को छने वाला 2. प्रिय, प्यारा 3. रुचिकर, 
मनोहर, सुन्दर । 


हुथ (वि०) [ हृदि स्पृश्यते मनोज्ञत्वात्‌ - हृद--यत | 


. हादिक, दिली, भीतरी 2. जो हृदय को प्रिय छगे, 
स्निग्ध, प्रिय, अभीष्ट, वल्लभ - भामि० १६९ 
3. रुचिकर, सुखकर, मनोहर - मा० ४, रघु० ११। 
६८। सम०--गनन्‍्धः बेल का पेड़,--गन्धा फलों से 
खूब लदा हुआ मोतिया । 


हष (म्वा० दिवा० पर० हषंति, हृष्यति, हृष्ट या हृषित ) 


. खश होना, आनन्दित होना, प्रसन्न होता, हृषित 
होना, बाग बाग होना, हर्षोन्मत्त होना-अद्वितीयं रुचा- 
त्मानं मत्वा कि चन्द्र हृष्यसि-भामि० २।१०५, भट्टि० 
१५।१०४, मन ० २।५४ 2. रोमांचित होना, रोंगटे 
खड़े होना-हृषितास्तन्‌रुहा:-दश ० , हृष्यन्ति रोमकूपानि 
”महा० 3. खड़ा होना (कोई अन्य वस्तु--उदा ० 
लिड्भ का) प्रेर० (हषंयति-ते) प्रसन्न करना, खश 
करना, प्रसन्नता से भर जाना, प्र--, [. प्रसन्न होना, 
हर्षोन्मत्त होना--न प्रहृष्यंत्‌ प्रियं प्राप्य---भग ० ५। 
२०, ११।३६ 2. रोंगटे खड़े होना, (शरीर के बाल) 
खडे होना, वि---, हर्षोन्मत्त करना, प्रसन्न होना, खश 


“अयोहृदय:--रघु ० ९।९, पाषाणहृदय आदि 2. वक्ष 
स्थल, सीना, छाती --बाणभिन्नहृदया भिपेतुषी--रघ ० 
१११९ 3. प्रेम, अनराग 4, किसी चीज़ का रस 


होना 


हृषित (भू० क० कृ०) [ हष्‌---क्त ] . श्रसन्न, खुश, 


( ११७९ ) 


आनन्दित, उल्लसित, आह्लादित, हर्षोन्मत्त 2. पुल- | 


कित, रोमांचित 3. आशचर्यान्वित 4. झुका हुआ, विनत 
5. निराश 6. ताजा । 

हृषोकम्‌ | हष्‌+ईकक | ज्ञानेन्द्रिय +॥ सम०--ईशः विष्ण 
या कृष्ण का विशेषण--भग ० १।१५ तथा आगे पीछे 
(हृषीकाणीन्द्रियाण्या हुस्तेषामीशों यतो भवान्‌ । हृषीके- 
शस्ततो विष्णो ख्यातों देवेष केशव--महा०) . 

हष्ट ( भू० क० कृ० ) | हृष्‌ --क्‍्त | प्रसन्न, हष युक्त, 
( >हृषित) | सम०--चित्त मानस (वि०) मन से 
प्रसन्न, हृदय में खुश, आनन्दित, -रोमन (वि०) 
(हे के कारण) रोमांचित, पुलकित, --बदन (वि०) 
प्रसन्नमुख,--संकल्प (वि०) संतुष्ट, सुखी,-- हृदय 
(वि०) प्रसन्नमना, प्रफुल्ल, उल्लसित । 

दृष्टि: (स्त्री०) [ हष्‌+क्तिन्‌ |] . आनन्द, उल्लास, 

हे, खुशी 2. घमंड । 

है (अव्य०) [हा-+डे ] 4. संबोधनपरक अव्यय (ओ, 
अरे )-है कष्ण, हे यादव, हे सवेति---भग० ११।४१ 
हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोधम्‌--विक्रम० 
१८।१०७ 2. ईर्ष्या, द्वेष, डाह प्रकट करने वाला 
अव्यय । 

हेकक्‍का [ --हिक्‍्का, पृषो० ] हिचकी । 

हेठः | हेठ -धज्म_ ] 4. प्रकोपन 2. बाघा, अवरोध, विरोध 
रुकावट 3. क्षति, चोट । 

हेड्‌ ] (म्वा० आ० हेडते) अवज्ञा करना, अपमान करना, 
तिरस्कार करना । 

4 (म्वा० पर० हेडति) 4. धेरना 2. वस्त्र पहनना । 

हेड: [ हेड---घव्ण_ | अवज्ञा, तिरस्कार । सम०--जः 
क्रोध, अप्रसन्नता । 

हैडाब॒क्क: (पुं०) घोड़ों का व्यापारी । 

हैति: (पुं०, स्त्री० ) [हन्‌ करणे क्तिन,नि२] 4. शस्त्र, अस्त्र 

/ -समर विजयी हेतिदलितः-भतु ० २।४४, रघ्‌० १०।१२ 

कि० ३।५६, १४॥३० 2. आघात, क्षति 3. सूर्य की 

किरण 4. प्रकाश, आभा 5. ज्वाला । 


हैतुः [ हि-तुन्‌ ] 4. निमित्त, कारण, उद्देश्य, प्रयोजन 
-: इति हेतुस्तदुदूभवे --काव्य ० १, मा० १२३, रघु० 
१।१०, मेघ० २५, श० ३।११ 2. स्रोत, मूल--स 
पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव:--- रघृ० १॥१४, 
अपने प्राणियों को पैदा करने वाले! 3. साधन, उपकरण 
4. तकयुक्त कारण, अनुमान का कारण, तर्क (पांच 
अंगों से युक्त अनुमानप्रक्रिया में द्वितीय अंग) 5. तर्क, 
तकशास्त्र 6. कोई भी तकंयुकत प्रमाण, या यक्ति 
7. साहित्यिक कारण (कुछ विद्वान्‌ इसी को एक अलूं- 
कार भी मानते हैं)--हेतोहँतुमता साधं॑मभेदो हेतु- 
रुच्यते (हेतुना, हेतोः कभी कभी हेतौ भी क्रिया- 
विशेषण के रूप में प्रयक्त होकर निम्नांकित अर्थ 


प्रकट करते हं--'के कारण' के निमित्त' 'क्योंकि', 
(संबं० के साथ या समास में प्रयोग--चश्ञास्त्रविज्ञान- 
हेतुना, अल्पस्यथ हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌--रघू० २।४७, 
विस्मृतं कस्य हेतो:--मुद्रा० १।१ आदि) । सम्र० 
“ जैपदेश: हेतु का उल्लेख (पंचांगी अनुमान के 
रूप में), - आभास: वह हेतु जो किसी कार्य का 
कारण तो न हो, परन्तु हेतु सा आभासिक हो, कुतके, 
(यह पाँच प्रकार का होता हूँ - सव्यभिचार या 
अनकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष और बाधित), 
“ उपक्षेपः, - उपन्यास: कारण देना, तर्क उपस्थित 
करना, - वादः तकंवितक, श्ास्त्रार्थ,--श्षास्त्रम तके- 
शास्त्र, तकयुक्त रचना, स्मृति या श्रुति की प्रामाणि- 
फता पर प्रर्नोत्तर रूप में कृति--मन० २॥११, 
5हैतुमत्‌ (पुं०, द्विी० ब०) कारण और कार्य, "भाव: 
काय और कारण में विद्यमान संबंध । 


हेतुक (वि०) [हेतु-कन्‌ | (समास के अन्त में प्र युक्त 
“कः 4. कारण, तक 2. उपकरण 3. ताकिक | 

हेतुता,-त्वम [हेतु--तल-/टापू, त्व वा] कारणता, कारण 

विद्यमानता । क्‍ 

हेतुमत्‌ (वि०) [हेतु-- मतुप्‌ | 4. सकारण 2. कारणयक्‍त, 
तकयुकत, पुं० कार्य । 

हेमम्‌ [हि-|- मन्‌ | सोना, - मः . काले या भूरे रंग का 
घोड़ा 2. सोने का विशेष तोल 3. बुध ग्रह । 


हेमन्‌ (नप०) [हि--मनिन] 4. सोना 2. जल 3. बर्फ 
4. घतूरा 5. केसर का फूल। सम०--अद्भ (वि०) 
सुनहरी, (ग:) 4. गरुड 2. सिंह 3. सुमेरु पर्वत 
3. ब्रह्मा का नाम 5. विण्णु का नाम 6. चम्पक वक्ष 
“ अड्भदम्‌ सोने का बाजूबन्द,---अद्विः सुमेरु पर्वत, 
“ अम्भोजम्‌ सुनहरी कमलरू,---हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं 
मानसस्याददान:--मेघ० ६२,--अम्भोरुहम सुनहरी 
कमल---कु० २।४४,--आह्नः 4. जंगली चम्पक का 
पोधा 2. घतूरे का पौधा,-कंन्दलः प्रवाल, मृंगा,-करः, 
- कैत्‌,-- कारः - कारकः सुनार---मन० १२।६१, 
याज्ञ ० ३ १४७,-किज्जल्कम्‌ नागकेसर का फूल,-कुम्भः 
सुनहरी घड़ा,--कूटः एक पहाड़ का नाम--श० ७, 
एएकैतकी केवड़े का पौधा जिसके पीले फूल आते 
ही, स्वर्ण-केतकी,---गन्धिनी रेणका नामक मन्धद्रव्य, 
““गिरिः सुमेर पर्वत,- गौर: अशोकवुक्ष,--छल्न 
(वि०) सोने से मंढा हुआ, -- (न्लम) सौने का ढक्‍्कन, 
“ ज्वालः अग्नि,---तारम्‌ तूतिया,---दुर्ध:, - दुग्घकः 
गूलर,-- पबतः सुमेरु पवेत,-पुष्प:,-पुष्पकः 4. अशोक- 
वृक्ष 2. लोध्रवृक्ष 3. चम्पक वृक्ष, (नपुं०) 4, अद्योक 
का फूछ 2. चीनी भुठाब का फूल,--ब (व) रूम, 
मोती, --भालिन्‌ ( पुं० ) सुर्य--मूथिका सोनजुही, 
स्वर्णयूथिका,--रागिणी (स्त्री०) हल्दी,--शंखः बिष्णु 


( ११८० ) 


का ताम,--शुद्धम. एक सुनहरी सींग 2. सुनहरी 
चोटी,-- सारम्‌ तृतिया,--सृत्रम ,-सूत्रकम्‌ एक प्रकार 
का हार । 

हेमनत:,-तम्‌ [हि|झ, मूट्‌ आगमः] छः ऋतुओं मे से 
एक, जाड़े का मौसम (जो मार्गशी्ष और पौसमास 
में आता है) नवप्रवालोदगमसस्यरम्य: प्रफुल्ललो प्र: 
परिपकक्‍्वशालि: । विलीनपद्म: प्रपतत्तुषारों हेमन्तकाल: 
समपागत: प्रिय---ऋतु ० ४।१ । 

हेमलः [हिम--ला-+ क] . सुनार 2. कसौटी 3. गिरगिट । 

हैय (वि०) [हा-+-यत्‌ | त्याग करने योग्य । 

हेरम [हि+रन्‌] 4. एक प्रकार का मुकुट या ताज 

2. हल्दी । 

हेरम्ब: [हे छिवे रम्बति रम्बू--अच्‌ू, अलुक्‌ स०] 4. गणेश 
2. भैंसा 3. घीरोद्धात तायक । सम०-जननी पावंती 
(गण्णंश की माता जी)। 

हेरिकः [हि|-रक्‌, रुट आगमः] भेदिया, गुप्तचर । 

हेलनं-ना [हिल--ल्यूट] अवज्ञा करता, निरादर करना, 
तिरस्कार करना, अपमान करना । 

हेला [हिड भावे डस्य लः] . तिरस्कार, अनादर, अपमान 
शि० ११।७२ 2. केलि, #्रीडा, प्रेमालिगन, दे० सा० 
द० १२८, दशं० २॥३२ 3. सुरत की बलवती 
इच्छा--प्रौढेच्छवाइतिरूढानां नारीणां सुरतोत्सवे । 

ख्ड़ारशास्त्रततत्वज्ञेहेंला सा परिकी तिता ॥। 4. आराम, 

सुविधा--छशि० ११३४, हेलया आसानी से, बिना किसी 

कृष्ट या असुविधा के 5. चंद्रिका । 

हेलावुक्कः (पुं०) घोड़ों का व्यापारी । 

हेलिः [हिल--इन्‌] सूरय, स्त्री०, केलिक्रीडा, सुरतक्रीडा, 
प्रेमालिगत । 

हेबाकः (पुं०) [यह शब्द कदाचित्‌ फ़ारसी या अरबी से 
लिया गया है, 'लटभ' दाब्द की भांति इसका प्रयोग 
भी कल्हण बिल्हण आदि पद्चवर्ती साहित्यकारों द्वारा 
ही हुआ हैँ] उत्कट इच्छा, तीत्र स्पृहा, उत्कण्ठा 

--अस्मिन्नासीत्तदन्‌ निबिडाइलेषहेवा कलीलावेल्लद्वाहु- 

बवणितवलया सन्‍्ततं राजलूक्ष्मी:--विक्रम ० १८।१० १, 

तु० हिवाकिन्‌ । 

हेवाकस (वि०) [संभवतः इस शब्द का 'हेवाक' से कोई 
संबंध नहीं] अत्यंत, तीज, उत्कट, प्रचंड - हेवाकसस्तु 
ध्रूज्भारो हावोक्षिश्रविकारकृत्‌ू-दश० २।३१ । 

हैबाकिन्‌ (वि०) [हेवाक--इनि] अत्यंत इच्छुक, उत्कंठित 

..._(समास में प्रयोग )-जायन्ते महतामही निरुपमप्रस्थान- 
हेवाकिनां नि:सामान्यमहत्त्वयोगपिशुना वार्ता विपत्ता- 
वषि--कल्हण । 

हैष्‌ (म्वा० आ० हेषते, हेषित) घोड़े के भांति हिनहि- 
नाना, रेकना, दहाड़ना । 


हैषः, हेषा, हेषितस्‌ [हेपु+घल्म, देष्‌-+अ-टापू, हेष्‌ 


+-क्त] हिनहिनाहट, रेंक,--रथाजुसंक्रीडितमश्वहेष: 
--कि० १६।८ ! 

हेषिन्‌ (पुं०) [हेष्‌ | णिनि] घोड़ा । 

हैहे (अव्य) [हे च हे च- द्व० स०| संबोधन परक अव्यय 
जिसका उपयोग ज़ोर से आवाज़ देने या बुलाने में 
किया जाता हैं । 

हैं (अव्य०) [हा-+क] संबोधनात्मक अव्यय । 

हेतुक (वि०) (स्त्री०--को) [हेतु-+-ठण] 7. कारण 
परक, कारण मूलक 2. तक संबंधी, विवेक परक,-कः 
!, तकय॒कक्‍त हेतुवादी, ताकिकू.. 2. मींमासक 3. तक॑- 

. वादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक । 

हँस (वि०) (स्त्री०-मी) [हि (हेमन्‌)-अण| 
. शीतल, जाड़े का, जाड़े में होने वाला, ठंडा 2. हिम 
से उत्पन्न--मृणालिनीं हममिवोपरागम्‌ - रघु० १६। 
७ 2. सुनहरी, सोने का बना हुआ-पादेन हम विलि- 
लेख पीठम्‌--रघृ० ६।१५, भट्टि ० ५१८९, कु० ६६, 
-भम्‌ पाला, ओस, - मः शिव का विशेषण | सम० 
-मत्रा,--सुद्रिका सुनहरी सिक्‍का । 

हमन (वि) (स्त्री०--नी) [हेमन्त एवं हेमन्ते भवों वा, 
प्रणू, तलोपः] ॥. जाड़े में होने वाला, ठंडा - शि० 
६।५५, कि० १७।१२ 2. जाड़े से संबंध रखने वाला 
अर्थात्‌ लम्बा (जेसे जाड़े की रातें) शि० ६।७७ 
3. सर्दी में उगने वाला या जाड़े के उपयुक्त - हँमने- 
निवसने: सुमध्यमाः--रघु० १९।४१ 4. सुनहरी, 
सोने का बना हुआ,-नः । मागशी ष॑ का महीना 2. ज़ाड़े 
की ऋतु (>>हमन्त) । 

हेमन्तिक (वि०) [हेमन्ते काले भव: ठज्व_] . जाड़े का, 
ठंडा 2. सर्दी में उत्पन्न होने वाला,--कम्‌ एक प्रकार 
का चावल । 

हेसल दे० 'हिमन्त' । 

हमबत (वि०) (स्त्री०--ती) [हिमवतो अद्रभवों देश: 
तस्यद॑ वा अण्‌] . बर्फ़ीाछका 2. हिमालय पव॑ंत से 
निकल कर बहने वाला _ रघृु० १६।४४ 3. हिमालय 
पर्बत पर उत्पन्न, पला-पोसा, स्थित विद्यमान या संबंध 
रखने वाला - कु० ३।२३, २।६७, --तम्‌ भारतवर्ष, 

हिन्दुस्तान । 

हैमवती [ हेमवत-|-डीप ] 4. पार्वती का नाम 2. गंगा 
का नाम 3. एक प्रकार की हरड़, हरीतकी 4. एक 
प्रकार की औषधि 5. सन का पौधा, अलसी 6. भूरे 
रंग की किशमिश । 

हेपड्वीनसम्‌ [ ह्यों गोदोहात्‌ भव॑ ह्सगो--ख, नि० |] 
!. पिछले दिन के दूध से बनाया गया घी, ताजा 
घी- हँयज़्वीनमादाय घोषव॒द्धानपस्थितानू-रघु० १। 
४५, भट्टि० ५११२ 2. पिछले दिन का मक्खन, ताजा 

मक्खन । 


( शहै८१ ) 


हेरिक: [| हिर--ठक ] चोर । 

हेहय (पुं० ब० व०) एक देश और उसके अधिवासियों 
का नाम, यः 4. यदु के प्रपौत्र का नाम 2. अर्जुन 
कातंवीय (जिसके एक हज़ार भूजाएँ थी, और जिसे 
परशुराम ने मार गिराया था)-घेनुवत्सहरणाच्च हे ह- 
यस्त्वं च कीतिमपहतुमुग्यतः-- रघु० ११॥७४ । 

हो (अव्य०) | ह वे--डो, नि ] किसी व्यक्ति को बुलाने 
के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधनात्मक अव्यय, 
(है, अरे) । क्‍ 

होड । (भ्वा० आ० होडते) उपेक्षा करना, अनादर 
करना । 
! (भम्वा० पर० होडति) जाना । 

होडः [ होड--अच्‌ ] बेड़ा, नाव । 

हीतू (वि०) [(स्त्री०-त्रो) [हु+त्च्‌ ] यजमान, 
हवन करने वाला,--वहति विधिहुतं या हविर्या च 
होत्री--हा० १॥१, --(पुं०) . ऋत्विज, विशेषकर 
वह जो यज्ञ में ऋग्वेद के मन्त्रों का पाठ करता हैं 
2. यज्ञकर्ता--रघु० १॥६२, ८२, मनु० ११॥३६। 

होत्रम [ ह-षट्रनू ] 3. (घी आदि) कोई भी बस्तु 
जिसकी हवन में आहुति दी जावे 2. हवन में जली 
हुई सामग्री 3. यज्ञ । 

होत्रा [ होत्र+-ठाप्‌ | 4. यज्ञ 2. स्तुति । 

होत्रीयः [ होत्राय हित॑ होतुरिदं वा छ) देवों को उद्देश्य 
करके आहुति देने वाला ऋत्विक,--यम््‌ यज्ञमंडप । 

होम: [ हु+मन्‌ ] यंज्ञाग्नि में घी की आहुति देना, 
(ब्राह्मणों द्वारा किए जानें वाले दैनिक पंच यज्ञों में 
से एक जिसे देवयज्ञ कहते हैं) 2. हवन, यज्ञ । 
सम०--अग्निः होम की आग,--हुष्डम हवनकुंड, 

-सुरद्धः यज्ञ का घोड़ा--रघ॒ु० ३।३८,--धान्यम्‌ 

तिलू,--धूमसः होम की अग्नि का घुआँ,--भस्मन्‌ 

(नपुं०) हवन की राख,--वेरा हवन करने का समय 

द० ४,--शाल्ग यज्ञशाला, यज्ञगह । 

होमकः: दे० 'होत । 

होमिः [ हु+इन्‌, मुद च ] 4. ताया हुआ मक्खन, घी 
2. जल 3. अग्नि ! 

होमिन्‌ (पुं०) [ होमोउ्स्त्यस्य इनि ] होम करने वाला, 
यजमान, यज्ञकर्ता । 

होमीय, होम्य (वि०) [ होम-छ, यत्‌ वा ] होम से 

संबद्ध, आहुति दिए जाने के योग्य, हवन संबन्धी, 

ऊ+मस्यम्‌ घी | 

की रन्‌-+टाप्‌ ] ६. राशि का उदय 2. राशि की 

का अंश 3. एक घंटा 4. चिह्न, रेखा । 

होलाका | हु-विच्‌, त॑ं लाति--ला--क--कन्‌ +ठाप्‌ ] 

वसन्‍्त ऋतु के आने पर मनाया गया वसन्तोत्सव, 

फाल्गुन मास की पूणिमा से पूर्व के दस दित, विशे- 


होरा 


षत: तीन या चार दिन (इसी पर्व को हम 'होली' 
कहते हैं) 2. फाल्गन मास की पूर्णिमा । 

होलिका, होली (स्त्री०) होली का त्योहार, दे० 
'होलाका । 

हो, हीहो (अव्य०) [हवे--डो, नि० ] संबोधनात्मक 
अव्यय, हो, अरे, भो । 

होत्रम [होतुरिदम, अण्‌] होता नामक ऋत्विक्‌ का पद । 

होम्यम [ होम--ष्यञा ] ताया हुआ मक्खन, घी । 

हूनु (अदा० आ० हनुते, हनुत) ॥. ले जाना, लूटना, 
छिपा देना, वड्चित करना--अध्यगीष्टार्थ श्ास्त्राणि 
यमस्याद्वोष्ट विक्रमम्‌--भट्टि० १५।८८ 2. छिपाना, 
ढकना, रोकना,-मा० १ 3. किसी से छिपाव करना 
(सम्प्र ०के साथ )-गोपी कृष्णाय हनुते-सिद्धा ० । अप-,, 
. छिपाना, दुराना-मनु० ८।॥५३, रत्न० २ 
2. मकरना, स्वामित्व को इंकार करना, किसी से 
कोई चीज़ छिपाना --थशुणांश्चापहनुषे5स्माकम्‌ 
--भट्ठि ० ५।४४, अपहनुवानस्थ जनाय यत्निजाम्‌ 
(अधीरताम) नं० १४९, नि - . छिपाना, गुप्त 
कर देना--भटष्टि० १०।३६ 2. किसी से छिपाना, 
किसी के सामने मुकर जाना (संप्र० के साथ) 
-- भट्टि० ८७४ । 

हयस (अव्य०) [ गते अहनि नि० ] बीता हुआ कल । 
सम०--भव (वि०) जो कल हुआ था । 

ह्यस्तन (वि०) (स्त्री० नो) [ ह्यस्‌+ ट्युल्‌, तुद्‌ । 
बीते कल से संबंध रखने वाला--यथा ह्यस्तनी 
वृत्ति। सम०--विनम्‌ बीता कल, पिछला दिन । 


हयस्त्य (वि०) [ ह्ास--त्यप्‌ | कल से संबद्ध, (बीते 
हुए ) कल का । 

हदः [ ल्लाद+अच्‌, नि० ] . गहरा सरोवर, जरू का 
विस्तृत और गहरा तलाब--न० ३।५३ 2. गहूरा 
छिद्र या विवर--शि० ५॥२९ 3. प्रकाश की किरण । 
सम०-- प्रहः मगरमच्छ । 

हूदिनी [ हृद--इनि--झ._ीप ] 4. नदी 2. बिजली । 

लंद्रोग:ः [ ग्रीकशब्द से व्यत्पन्न ] कुम्भराशि । 

हृूस (भ्वा० पर० हसति, हसित) 4. शब्द करना 
2. छोटा होना । 

हृसिसन्‌ (पुं०) [ हस्व-- इमनिच्‌, क्लसादेश: | हंलकापन, 
छोटापन, लघूता । 

हस्व (वि०) | हस्‌ू+वन्‌, म० अ० हसीयस्‌, उ० अ० 
हसिष्ठ ] 7. लघु, अल्प, थोड़ा 2. ठिगना, क्द में 
छोटा 3. लघु (विप० दीघे--छन्द:शास्त्र में ),--स्वः 
बौना । सम०--अरहूुः (वि०) ठिंगना, गिट्टा, (गः) 
बौना,--गर्भ: कुश नामक घास,--व्भे: छोटा या दवेत 
कुशनामक घास,--बाहुक (वि० ) छोटी भुजाओं बाला, 

-मभूति (वि०) क़द में छोटा, ठिगना, बोना । 


( ३११८२ ) 


ह्राद्‌ (म्वा० आ० ह्वादते) . शब्द करना 2. दहाड़ना । 

ह्वादः | हाद-+घञ |] शोर, आवाज--दुन्दुभीनां ह्वाद 
-+कि० १६।८, इसी प्रकार 'धन्‌्लदः आदि 

ह्रादिन्‌ (व०) [ ह्ाद+णिनि ] शब्दायमान, दहाड़ने 
वाला । 

ह्रादिनी [ ह्ांदिन॒+डीप ] 4. इन्द्र का वजत्ञ 2. बिजलो 
3. नदी 4. शललकी नामक वक्ष । 

ह्वरासः: | हस-- घछञा ] 4. शब्द, कोलाहल 2. घटी, कमी, 
क्षय, अवनति, पतन -मन्‌ ० १॥८५, याज्ञ ० २।२४९ 
3. छोटी संख्या । 

ह्िणीयते दे” 'हणीयते --महावीर० १७५१ ॥। 

हिणोया | छहिणी+यक्‌+अ-+-टाप ] . भत्संना, निन्‍्दा 
2. शर्म, लज्जा 3. दया---तु ० हणीया । 

ही (जहो० पर० जिहृति, ह्लीण, छ्वीत) 4. शर्माना, 
विनीत होना 2. लुज्जित होना (स्वतंत्र प्रयोग अथवा 
अपादान सं० के साथ )-जिह् म्यायंपुत्रेण सह मी 
गन्तुम्‌ -श० ७, अन्यग्रेजन्यस्यथापि जिह्लीम: कि पुन 
सहवासिनाम-कि० ११॥५८, रघ० १५।४४, १७।७३ 
भट्टि० ३५३, ५११०२, ६।१३२--प्रेर ० (ह्पयति 
>-ते) शमिदा करना, (आलूुं० से भी) -- सकोस्तुभ 
ह्वपयतीव क्ृष्णमम्‌- रघ० ६।४९, ह्ेपिता हि बहवो 
नरेश्वरा--११।४०, कि वा जात्या स्वामिनो ह्ुपयति 
+शि० १८।२३,-+कि० ११।६४, १३।४१, वेणी० 
१।१७ । 

ही (स्त्री०) [ ह्री+-क्विप्‌ ]. लज्जा---रतेरपि छ्ीपद- 
मादधाना--कु ० ३।५७, दारिदयादप्नियमेति ह्लीपरि- 
गतः प्र भ्नश्यते तेजस: -मच्छ ० १।१४, रघ० ४।८० 
2. शर्मीलापन, विनय--ह्लौसन्नकण्ठी कथमप्यवाच 
--कु० ७।८५॥। सम०--जित,-म॒ढ (वि०) लज्जा 
से अभिभूत या व्याकुल - ह्ोमूढानां भवति विफल- 
प्रेरणा चूर्णमष्टि:--मेघ० ६८, -यन्त्रणा लज्जा का 
बंधन--रघु ० ७।६२३ । 

कीका [ ही+कक--टाप्‌ ] . शर्मीलापन, लज्जाशीलता, 
संकोच 2. भीरुता, डर । 

छीकु (वि०) [ही+-उन, कुक्‌ च] ॥. शर्मीला, . विनीत, 
संकोचशील 2. भीरु, - कु: 4. रांगा 2. लाख । 

हीण, छीत (भू० क० कृ०) [ह्ी+क्त, पक्षे तस्य नः] 

4, लज्जित--वेणी ० २।११ 2. शर्मीला, विनीत-न ० 

२॥५३ । 


नन-ननम, 3 नननननननननन-न-न-नन--भ-नगनगभगभगभगभगभगभगभगभगभगभगभगतगनभनभगभनतभभनतनभनननननतनआ+3 पा ८८ म..ल्‍ 


ह्लीवेरम्‌,-लम्‌ [हिये लज्जाय वेरम्‌ अजड्म्‌ अस्य क्षद॒त्वात, 
पषो० वा रस्य लः] एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । 

हष (म्वा० आ० हषते) 7. घोड़े की भांति ) हिनहिनाना 
रेंकना 2. जाना, सरकना । 

हषा [हेप-अ-+-टाप] हिनहिनताहट । 

छग (म्वा० पर० ह्वूगति) ढांपना । 

छित्तिः ( स्त्री० ) | ह्लाद+क्तिनू, हस्वता ] हष 

प्रसन्नता । 


ह्वलस (म्वा० पर० छ्लसति) शब्द करना । 

छ्वाद (म्वा० आ० ह्वादते, ह्वन्न, ह्वादित) ।. प्रसन्न 
होना, खश होना, हषित होना 2. शब्द करना, आ-- 

हर्षित होना, प्रसन्न होता, खश हीना । 

ह्वाद: छ्वादकः [छाद--घरका, ण्वल वा| प्रसन्नता, हष 
उल्लास । 

ह्वादनम [ह्लाद-+-ल्‍्युट्‌ | हित होने की क्रिया, हर्ष, खुशी, 
प्रसन्नता । 

छ्वादिन (वि०) [ह्वाद-+णिनि] प्रसन्न होने वाला, खुश 
होने वाला । 

ह्वादिनी दे० “ह्वादिती' । 

छल (म्वा० पर० छूलति) . जाना, हिलना-जुलना 
2. थरथराना, कांपना-प्रेर ० (छलयति-ते, द्वालयति 
->ते, परन्तु पहला रूप उपसर् यकत) हिलाना, कंपकंपी 
पदा करना (विशेषत: “वि पृवक ) 

द्वानम [छू +ल्‍्यूट] 4. आमन्त्रण 2. ऋन्दन, शब्द करना | 

हूव (म्वा० पर० छ्वरति) 4. कुटिल होना 2. आचरण 
में टेड़ा होना, ठगना, घोखा खाना 3. कष्टग्रस्त 
क्षतिग्रस्त । 

ह्व॑ं (म्वा० उभ० द्वयति-ते, हृतः, कमंवा० हयते, प्रेर० 
ह्वापयति-ते; इच्छा ० जुहषति-ते) 4. बुलाना-ततां 
पावंतीत्याभिजनेन नाम्नता बन्धरप्रियां बन्धजनो जहाव 
“कु० १।२६ 2. नाम लेकर पुकारना, आवाहन करना, 
आवाज देना 3. नाम लेना, बुलाना 4. ललकारना 
5, प्रतिस्पर्धा करना, होड़ाहोडी करना 6. प्रार्थना 
करना, याचना करना, आ--, 4. बलाना, निमंत्रित 
करना-वत्स: इत एवाह्ययतम--उत्तर० ६ 2. लल- 
कारना (आ०)-गतभीराद्धत चेदिराण्मरारिम --शि० 
२०११, कृष्णश्चाण रमाह्वयते--सिद्धा ०, भट्टि० ८।१८ 
१५।८९, उप--, उपा--, बुलाना, भद्ठि० ८॥१७ 
सम्‌-.., समा---, मिलकर बलाना । 


( ११८३ 


का मित्र और चाचा था। (यही वह यादव था 
जिसने बलराम और कृष्ण को मथरा में जाकर कंस 
को मारने की प्रेरणा दी थी। उसने इन दोनों को 
अपने आने का आशय बतलाया और कहा कि किस 
प्रकार अधर्मी कंस ने इनके पिता आनकदुंदुर्भि, राज- 
कुमारी देबकी तथा स्वयं अपने पिता उम्रसेन को 
अपमानित किया । कृष्ण ने अपने जाने की स्वीकृति 
दे दी और प्रतिज्ञा की कि में उस राक्षस को तीन 
रात के अन्दर मार डालंगा। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा 
की पूति में सफल हुआ ) दे० 'सत्राजित' भो । 


अगस्तिः, अगस्त्यः [ विन्ध्याख्यमू अगम्‌ अस्यति, अस्‌ 


+-क्तिच शक०, या अगं विन्ध्याचल स्त्यायति स्त- 
म्नाति, स्त्ये+-क, या अगः कुम्भ: तत्र स्त्यान: संहतः 
इत्यगस्त्य:ः ] एक प्रसिद्ध ऋषि या मुनि का नाम । 
ऋग्वेद में अगस्त्य और वर्शिष्ठ मृनि मित्र ओर वरुण 
की सन्‍्तान माने जाते हैं। कहते हैँ कि लावण्यमयी 
अप्सरा उवंशी को देखकर इनका वीय स्खलित हो 
गया उसका कुछ भाग एक घड़े में गिर गया तथा 
कुछ भाग जल में । घड़े से अगस्त्य का जन्म हुआ 
इसीलिए इसे कुम्भयोनि, कुम्भजन्मा, घटोख्भूव, कलश- 
योनि आदि भी कहते हैं। वर्णन मिलता हूँ कि 
इसने विन्ध्याचल पर्वत को जो बराबर उठता जा रहा 
था तथा सूर्यमण्डल पर अधिकार करने ही वाला था, 
और जिसने इसके रास्ते को रोक दिया था, नीचे हो 
जाने के लिए कहा | दे० विन्ध्य० (यह आख्यायिका 
कई विद्वानों के मतानुसार आये जाति की दक्षिण देश 
में विजय और भारत की सभ्यता के प्रति प्रगति का 
पर्वाभास देती हैं) इसके नाम एक अन्य आख्यायिका 
के अनुसार सम॒द्र को पी जाने के कारण पीताब्धि 
ओर समुद्रचुलक आदि भी थे, क्योंकि समुद्र ने अगस्त्य 
को रुष्ट कर दिया था, और क्योंकि अगस्त्य युद्ध 
में इन्द्र और देवों की सहायता करना चाहता था 
जब कि देवों का युद्ध कालेय नामक राक्षसवग से 
होने लगा था और राक्षस सम॒द्र में जाकर छिप गये 
थे और तीनों लोकों को कष्ट देते थ। उसकी पत्नी 
का नाम लोपामद्रा था। वह विध्य के दक्षिण मे 
कंजर पर्वत पर एक तपोवन में रहता था। उसने 
दक्षिण में रहने वाले सभी राक्षसों को नियन्त्रण में 
रकखा । एक उपाख्यान में वर्णन मिलता हैँ कि किस 
प्रकार इसने वातापि नामक राक्षस को खा लिया 
जिसने मेंढे का रूप धारण कर लिया था, और किस 
प्रकार उसके भाई को जो अपने भाई का बदला लेने 
आया था, अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दिया । 


सम्पूरक 
अक्रः [ न ऋर:-न० त० ] एक यादव का नाम जो कृष्ण 


) 


अपने वनवास के समय घूमते हुए भगवान्‌ राम, सीता 
और लक्ष्मण सहित उसके आश्रम में गय। वहाँ 
अगस्त्य ने इनका बहुत आदर-सत्कार किया ओर 
राम का मित्र, सलाहकार और अभिरक्षक बन गया। 
उसने राम को विष्ण का घनृष तथा कुछ और वस्तुएं 
दीं (दे० रघु० १५।५५) ज्योतिष में इसे तारा भी 
माना जाता हं-- तु० रघ० ४॥२१ भी। 


अग्नि: [ अद्भति ऊध्व॑ गच्छति अद्भ +नि, न लोपइ्च | 


अग्नि का देवता । ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र ॥ इसकी पत्नी 
का नाम स्वाहा हे । उससे इसके तीन सन्‍्तान हुई 
--पावक, पवमान और शचि । हरिवंश में इसका 
वर्णन मिलता हैं कि इसके वस्त्र काले हैं, घ॒आँ ही 
इसकी टोपी हैं, तथा शिखाएँ इसका भाला है । 
इसके रथ में लाल घोड़े जते हैं । यह मेंढे के साथ 
या कभी मेंढे पर सवारी करता हुआ वर्णन किया 
गया हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है. कि अग्नि 
का शौय और विक्रम समाप्त हो गया और वह मन्द 
हो गया, क्योंकि उसने राजा श्वेतकी द्वारा यज्ञों में 
दी गई आहुतियाँ खा लीं। परन्तु उसने अर्जुन की 
सहायता से खांडववन को निगलकर अपनी शक्ति 
फिर प्राप्त कर ली। इस सेवा के उपलक्ष्य में ही 
अर्जुन को गाण्डीव घनुष दिया गया । 


अघः [ अध कतंरि अच्‌ | एक राक्षस का नाम | यह बक 


ओर पृतना का भाई था तथा कंस का सेनापति । 
एक बार कंस ने इसे कृष्ण और बलराम को मारने 
के लिए गोकुल भेजा । उसने वहाँ एक विशालकाय 
अज॑ंगर का रूप घारण कर लिया जो चार योजन लंबा 
था। इस रूप में वह ग्वालों के मार्ग में लेट गया 
तथा अपना मृंह पूरा खोल लिया। ग्वालों ने इसे 
एक पहाड़ी गूफा समझा, वे इसमें घुस गये, सब गोएँ 
भी इसी में चली गईं । परन्तु कृष्ण ने इसे समझ 
लिया । फलत:ः उसने अन्दर घसकर अपना शरीर 
इतना फुलाया कि वह अजगररूपी राक्षस टुकड़े-टुकड़े 
हो गया तब कहीं इस प्रकार कृष्ण ने अपने साथियों 
की रक्षा की । 


अंगद [अज्भं दायति शोधचयति भूषयत्ति, अद्धं द्यति वा, है 


या दो---क | तारा नाम की पत्नी से उत्पन्न वालि 
का एक पृत्र । जब राम ने समस्त सेना के साथ 
लंका को कच किया तो .अंगद को रावण के पास 
शान्ति के दूत के रूप में भेजा गया जिससे कि समय 
रहते रावण अपनी जान बचा सके। परन्तु रावण 
ने घणापू्वंक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, फलत: 
काल का ग्रास बना । सुग्रीव के पश्चात्‌ किष्किन्धा 
का राज्य अंगद को मिला। सामान्य बोलचाल में 


( ११८४ ) 


वह व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच असफल मध्यस्थता 
करता है, अंगद नाम से पुकारा जाता हैं । 


अंजना (स्त्री०) मारुति या हनूमान्‌ की माता का नाम । 


वह कुंजर नामक बानर को कन्या तथा केसरी की 
पत्नी थी , एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर 
बेठी थी, कि उसका वस्त्र जरा शरीर से हट गया । 
वायदेवता उसके सौन्दय पर मग्घ हो गया, उसने दृश्य 
शरीर धारण कर अंजना से अपनी इच्छापूर्ति की 
याचना की । अंजना ने उससे प्रार्थना की कि आप 
मेरा सतीत्व नष्ट न कर। वाय ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु कहा कि तुम्हारे शक्ति 
और कान्ति में मेरे जैसा पृत्र उत्पन्न होगा क्योंकि 


मेने तुम्हारी ओर कामवासना की दृष्टि से देखा है | | 


यह कहकर वाय्‌ अन्तर्घान हो गया। यह पुत्र ही 


मारुति या हनुमान्‌ था । 


अन्रिः | अद्‌--त्रिन्‌ -- अत्रि ] एक महर्षि का नाम | यह 


ब्रहा को आँख से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा के 
दस मानस पुत्रों या प्रजापतियों में से एक ह । इसकी 
पत्नी का नाम अनसूया था। उससे तीन पुत्र हुए 
दत्त, दुर्वासा और सोम । रामायण में वर्णन मिलता 
हैँ कि राम और सीता, अतन्रि तथा अनसूया के आश्रम 
में गय। वहाँ उन्होंने उनका खब आदर सत्कार 
किया (दे० अनसूया)। ऋषि के रूप में वह सप्त- 
ऋषियों में से एक हैं, ज्योतिष की दृष्टि से वह सप्त- 
षियों में एक तारा हैं । कहते हूँ कि चन्द्रमा इस की 
आँख से पदा हुआ---तु० रघ० २।७५ । 


अदिति: [ न दीयते खण्डयते बध्यते बृहत्त्वात्‌-दो -- क्तिच्‌ ] 


दक्ष की एक कन्या का नाम जो कद्यप को ब्याही 
गई : जिस समय विष्ण ने वामनावतार ग्रहण किया 
तो उस समय वह विष्ण की माता थी। वह इन्द्र की 
भी माता थी। इसके कारण वह उन अन्य देवताओं 
की भी माता कहलाती ह जो अदितिनदन कहलाते है । 


अनिरुद्ध [ न निरुद्ध इति ब० स० | प्रद्यम्न के एक पृत्र 


का नाम । अनिरुद्ध काम का पुत्र और कृष्ण का पोता 
था। बाणासुर को पुत्री उषा उससे प्रेम करने लगी थी । 
उसने जादू की शक्ति से अनिरुद्ध को अपने पिता की 
नगरी शोणितपुर के अपने भवन में मंगवा लिया। 
(दे० उषा या चित्रलेखा)। बाण ने कुछ रक्षक उसे 
पकड़ने के लिए भेज परन्तु पराक्रमी अनिरुद्ध ने उन्हें 


नली] 


से उसके प्राण वच गये । अनिरुद्ध को उसकी पत्नी 
उषा सहित द्वारका में अपने घर लाया गया। 


अधघक: [अन्ध--कन ] एक राक्षस का नाम जो कश्यप और 


दिति का पुत्र था । इसकी शिव ने हत्या कर दी थी । 
इसके वर्णन मिलता हूँ कि एक हज़ार भजाएँ और 
सिर थे, २००० आँखें और पर थे। वह अंधों की 
भाँति चलता था इस लिए लोग उसे अंघक कहते थे, 
चाहे वह पूणंत: ठीक ठीक देख सकता था । जब 
उसने स्वर्ग से पारिजात वक्ष उठा कर ले जाने का 
प्रयत्न किया तो शिव ने उसकी हत्या कर दी । 


अभिमन्युः (पुं०) अर्जुन के एक पुत्र का नाम। इसकी 


माता सुभद्रा थी जो श्रीकृष्ण तथा बलराम की बहन 
थी। जब द्रोण की सलाह के अनसार कौरवों 
चक्रव्यदय नाम की विशिष्ट सन्यस्थिति बनाई, और 
वह भी इस आशा से कि आज अर्जन दूर हूं, 
उसके अतिरिक्त और कोई पांडव इस व्यह को तोड़ 
नहीं सकेगा, तो अभिमन्य अपने चाचा ताउओं को 
विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग मेरी सहायता 
कर तो मं अवश्य ही इस व्यह को तोड़ डालगा । 
तदनुसार वंह व्यह में प्रविष्ट हुआ, कौश्वपक्ष के 
अनेक योद्धाओं को उसने मौत के घाट उतारा । एक 
बार तो उसने एसा घोर पराक्रम दिखाया कि द्रोण, 
कण दुर्योधन आदि बड़े बड़े महारथी भी उसका मक़ा- 
बला न कर सके । परन्तु वह बहुत देर तक इस 
भीषण यद्ध का सामना न कर सका, अन्त में परास्त 
हुआ और मारा गया। वह बहुत सुन्दर था । उसकी 
दो पत्नियाँ थी-- बलराम की पुत्री वत्सला, तथा 
राजा विराट की पुत्री उत्तरा । जिस समय वह मारा 
गया उस समय उत्तरा गर्भवती थी। उससे परीक्षित 
का जन्म हुआ। परीक्षित ही बाद म हस्तिनापुर की 
राजगद्दी पर बठा । 


अरुण: [ऋण उनन | विनता में कश्यप से उत्पन्न एक पुत्र 


गरु(ड था । गरुड का ज्यष्ठ भ्राता ही अरुण बतलाया 
जाता ह । विनतू ने समय से प्‌व ही अंड से बच्चा 
निकाला, उसकी अभी जंघाएं नहीं बनी थी, इस लिए 
उसका नाम अनूरु (ऊरुरहित) या “िपाद' (परों 
से हीन) पड़ गया । अब अरुण सूर्य का सारथि हं। 
उसकी पत्नो श्यती थी जिससे 'संपाति' और “जटाय 
नामक दो पुत्र पेदा हुए । 


लोहे की गदा से मौत के घाट उतार दिया। अंततः: 
वह जादू की शक्ति के द्वारा पकड़ लिया गया । जब 
कृष्ण, बलराम ओर काम को उसका पता लगा तो वे 
उसे लेने गयं। वहाँ भारी यद्ध हुआ। बाण को 
यद्यपि शिव और स्कन्द सहायता करते थे, तो भी 
वह पराजित हो गया, परन्तु शिव के बीच में पहने 


अश्वत्थाभन दे० 'द्रोण' भी । 

अध्विनीकुमार दे० संज्ञा 

अष्टावक्र: [अष्टकृत्व: अष्टसु भागंषु वा वक्र:] कहोड के एक 
पुत्र को नाम। कहोड ऋषि इतने अधिक अध्ययन 
शील थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की । इस 
अवहेलना से क्षूब्ध होकर उसके अजात पुत्र ने जो 


( ११८५ ) 


अभी गर्भ में ही था, अपने पिता की भत्संना की । 


इस बात से क्रद्ध होकर पिता ने ज्ञाप दिया कि तुम 
आठ अंगों से टढ़-मेढ़ पदा होगे । एक बार कहोड़ 
ने एंक बौद्ध से शर्ते लगाई ओर फिर उसमें हार जाने 
पर कहींड को नदी मे डबा दिया गया । यवा अष्टावक्र 
ने उस बौद्ध को परास्त किया और अपने पिता को 
मकक्‍त कराया । इस बात से प्रसन्न होकर पिता ने 
समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा । ऐसा कर 
वह बिल्कुल सरल अंगों वाला हो गया । 


न्याय 


विषकृमिस्याय --विष में पले कीड़ों का नीतिवाक्य । 
यह उस स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयक्‍त किया 
जाता हूँ जो दूसरों के लिए घातक होते हुए भी उनके 
लिए ऐसी नहीं होती जो इसमें जन्मे ओर पकले हें; 
क्योंकि वह स्थिति तो उनका स्वभाव बन गया हें 
जसे कि विषकृमि जो चिष से ही जन्मा हें + विष 
चाहे दूसरों के लिए घातक हो परन्तु उनके लिए 
घातक नहीं होता जो उसी विषली स्थिति में पले है । 
विषवक्षन्याय --विषवृक्ष का नीतिवाक्य । यह उस 
स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता 
जो यद्यपि उत्पातमय या आघातपूर्ण हें तो भी उस 
व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे बनाया हूँ, नष्ट किये जाने 
के योग्य नहीं । जंसे कि एक वक्ष चाहे वह विष का 
ही क्‍यों नहो वह भी लगाने वाले के द्वारा काटा 
नहीं जाता ॥ 


3. स्थालीपुलाकश्याय---पकते हुए बेन में से एक चावल 


देखने का नीतिवाक्य । देगची में पड़े हुए सभी चावलों 
पर गम पानी का समान प्रभाव पड़ता है । जब एक 
चावल पका हुआ होता हैँ तो यह अनुमान लगा 
लिया जाता हैं कि अन्य सब चावल भी पक गए हें ॥ 
अत: यह नीतिवाक्य उस दज्ञा में प्रयक्‍त होता हैँ जब 
समस्त श्रेणी का अनमान उसके एक भाग को देख 
कर लगाया जाय । मराठी में इसे ही कहते है 
“शितावरून भाताचीं परीक्षा 


१४९ 


पण्डावत्‌ (वि०) [ पण्डा+-मतृप | बद्धिमानू--अहव ० ६।॥ 

प्रकोप: [ प्रा० स० | क्रोध, उत्तजना, आवेश । 

प्राकारः (पूं०) 4. चहा रदीवारी, बाड़ा, बाड़ 2. चारों 
ओर घेरा डालने वाली दीवार, फ़सील--शतमेको5पि 
संघत्ते प्राकारस्थो धनधघर:--पंच० १॥२२९ । 

बालो (स्त्री ०) एक प्रकार का कान का आभूषण ---अद्व ० 
२४ ॥ 

यधिष्ठिर: | यधि स्थिरः--अलक स०, षत्वम | “यद्ध में 
अडिग॒ पांडवों में ज्यंष्ठ राजकुमार। इसे 'घम 
'घमं राज और “अजातशत्र आदि भी कहते हैं । यह 
धम द्वारा कुन्ती से उत्पन्न हुआ था । सन्यचातुरी को 
अपेक्षा यह अपनी सचाई और ईमानदारी के लिए 
अत्यन्त प्रसिद्ध था। अठारह दिन के महाभारत के 
पश्चात्‌ इसे हस्तिनापुर की राजगह्दी पर सम्राट के 
रूप में अभिषिक्त किया गया था। उसके पश्चात्‌ 
इसने बहुत दिनों तक धमंपृ्वक राज्य किया । इसका 
अधिक विवरण जानने के लिए दे० “दुर्योधन ) । 


वशम्पायन: (पृं०) व्यास के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम ॥ 
इसने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को कहा कि वह समस्त 
यजवंद जो तुमने मझसे पढ़ा हे उगल दो ॥। तद- 
नसार उगल देन पर वशम्यायन के अन्य शिष्यों ने 
तीतर बन कर वह समस्त यजवंद चाट लिया । इसी 
लिए यजवेंद की उस शाखा का नाम 'तत्तिरीय' पड़ 
गया । पुराणों का पाठ करने में बंशंपायन अत्यन्त 
दक्ष और प्रसिद्ध था । कहते हैं कि उसने समस्त महा- 
भारत का पाठ जनमेजय राजा को सुनाया । 


हिरष्पाक्ष: (पुं०) एक प्रसिद्ध राक्षत का नाम। हिरण्य- 
कशिपू का जुडवाँ भाई । ब्रह्मा से वरदान पाकर वह 
ढीठ और अत्याचारी हो गया, उसने पृथ्वी को समेट 
लिया और उसे लेकर समद्र की गहराई मे चला 
गया। अत एवं बविष्ण ने वराह का अवतार धारण 
किया, राक्षस को यमलोक पहुँचाया और पृथ्वी का 
उद्धार किया 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पिगलऋषिप्रणीत छन्‍्दःशास्त्र हैँ । 
यह आठ अध्यायों का एक सूत्रग्रंथ हे। अग्निपुराण 
में भी पिंगलपद्धति पर आधारित उन्दःशास्त्र का 
पूर्ण विवरण हू । और अनेक ग्रन्थ इसो विषय पर 
भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा रचे गय हें-उदा० श्रतवोध, 
वाणी भूषण, बत्तदपेण, वत्तरत्नाकर, वत्तकौम॒दी और 
छन्दोमंजरी आदि । आग के पृष्ठों में मुख्यतः छन्दो- 
मंजरी और वत्तरत्नाकर के आधार पर ही कुछ लिखा 
गया है । इस परिदिष्ट में वदिक तथा प्राकृत छन्दों 
को नहीं रक्‍खा गया हूं । 
संस्कृत की रचना या तो गद्य में होती ह या 
पद्य मं। काव्यरचना प्रायः हलोकों में होती हैं । 
इलोक या पय्यमें चार चरण होते है जिन्हें या तो 
अक्षरों की संख्या से विनियमित किया जाता हैँ अथवा 
मात्राओं की गिनती से । 


पद्य या तो वत्त होता ह अथवा जाति । वत्त 
एक एसा श्लोक होता हँ जिसका छन्‍्द प्रत्येक चरण 
में अक्षरों की गिनती और स्थिति के अनूसार निर्घा- 
रित किया जाता है । जाति एक एसा इलोक होता है 
जिसका छन्द प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती के 
अनसार निश्चित किया जाता हैं । 

वृत्त तीन प्रकारके होते हं--(१) समकत्त 
--जिसमें इलोक के चारों चरण समान हों। (२) 
अर्धधमवत्त--जिसम प्रथम ततीय और द्वितीय तथा 
चतुर्थ चरण समान हों। (३) ओऔर धिषमबत्त 
जिसके चारों चरण असमान हो 

अक्षर (वर्ण) एक एसा शब्द ह जो एक साँस 
में बोला जाय, अर्थात्‌ एक स्वर, इसके साथ चाहे 
एक व्यजन हो, चाहे एक से अधिक और चाहे केवल 
स्वर ही हो 


अक्षर (वर्ण ) लघू भी होता है, गुरु भी जसा 
कि उसका स्वर हो हस्व यादीघं। अ इउऋ 
और ल हस्व हें, आई ऊ ऋ ए ऐ ओ और औ 
दीघं हें। परन्तु छन्‍्दःशास्त्र में हस्व स्वर दीघे 
माना जाता हं जबकि उसके आग अनस्वार या विस 
हो, अथवा कोई संयकक्‍त व्यंजन हो, जैसे कि 'गन्ध 
का 'अ या 'ग: । (प्र, क्व और ब्र क्र इसके अपवाद 
हुं। इनके पूर्व का स्वर यद्यपि एक प्रकार की 


परिशिष्ट १ 


संस्कृत ठन्दःशाख्र 
परिचय -- संस्कृत छन्द:शास्त्र का सबसे पहला और अत्यन्त 


काव्यात्मक छट के कारण ह्वस्व रह सकता हैँ, उदा० 
कु० ७।११,या शि० १०।६०; तथापि यहाँ पर 
समालोचकों ने छन्‍द को उछन्‍्दःशास्त्र के सामान्य 
नियमों के अन रूप बताने के लिए संशोधन भी प्रस्तुत 
किये ह)। इसी प्रकार पाद का अन्तिम अक्षर भी 
छनन्‍द की अपेक्षा के अनुरूप लघू या गुरु माना जा 
सकता ह, वह स्वयं चाहे कुछ ही हो । 
सानस्वारइच दीघंइ्व विसर्गी च गरुभवेत । 
वर्ण: सयोगपृवंइ्च तथा पादान्तगों इपि वा॥ 

मात्राओं की संख्या से निर्घारित होने वाले 
वृत्तों में हस्व स्वर की एक मात्रा होती है, और 
दीघंस्वर की दो मात्राएँ । 

अक्षरों की संख्या से विनियमित वृत्तों की माप- 
तोल के लिए, छन्द:शास्त्र के लेखकों ने आठ “गणों 
(अक्षरपाद) की एक यक्ति निकाली हूैँ। प्रत्येक 
गण म॑ तीन अक्षर होते हैं, वे तीनों लघ या गुरु 
होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हूँ। वे गण 
नीचे लिखे इलोक में बतलाये गय हैं। 

मस्त्रिगरुस्त्रिल्वश्वच नकारो 
पुनरादिलघरये: । 
जो ग रलमध्य 
सोउन्तग्‌रु: कथितोषल्तलघस्त: ॥। 


2 “8४ ;०5 के मध्यावसानंष यरता यान्ति लाघवम । 
नशा सनो तू गरुलाघवम ।। 


प्रतीकाक्षरों में अभिव्यकत (गुरु 5, लघ।) भिन्‍न- 


भिन्न गण निम्न प्रकार से दर्शाय जा सकते हैं :-- 


55 5 समगण 

। 5 5 यगण 

5$। 5 रगण 

। । 5 सगण 

5 5 । तगण 

| 5 । जगण 

$ । । भगण 

। । । नगण 
इसो प्रकार छ लघू्‌ तथा 'ग गरु को प्रकट 
करता हू । 


विशेष - प्रत्येक चरण के अक्षरों (वर्णों) की गिनती के 


अनसार संस्कृत के छन्द: शास्त्रियों ने वृत्तों का वर्गी- 
करण किया हैं। इस प्रकारवे“समवृत्तों को छब्बोस 


कं 


( ११८७ ) 


अनुभाग (क) 


श्रेणियों में रखते हैँ जेसे कि समतवृत्तों के प्रत्येक चरण 
में अक्षरों की संख्या एक से लेकर छब्बीस तक पृथक- 
पृथक हो सकती हू। इनम से प्रत्येक श्रेणी में लघु 
और गुरु की पथक्‌-पृथक्‌ भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति होने के 
कारण असंख्य वत्तों की संभावना हो जाती है । 
उदाहरणत: छ: अक्षरों के प्रत्येक चरण वाली श्रेणी 
में, (अक्षर चाहे लघु हों या गुरु) संभावित संख्या 
२०८२०८२०८२०८२०८२ या २९--६४ होती ह, 
परन्तु प्रयोग में छः वृत्त भी नहीं आते। यही बात 
छब्बीस अक्षर वाली श्रेणी की हूँ । वहाँ भी व॒त्तों की 
संभावित संख्या २ या ८७१०८८६४ होती है । 


परन्तु यदि हम अधंसमवृत्त या विषमवृत्तों की बात _ 
देखें तो वहाँ तो संभावित वृत्तों को विविघता अनन्त 
हैं। पिंगल, छोलावती और वृत्तरत्नाकर के अंतिम 


अध्याय में संभावित विविघताओं की संख्या, 


उनका 


स्थान, या उनकी नियमित गणना में किसी एक छंद 
विशेष की निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए 


निर्देश दिये गए हूँ । संभावित वृत्तों के इस विशाल 
समुदाय की तुलना में कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने 
वाले वृत्तों को विविधता नग्रण्य हुं। परन्तु यह 
नगण्य संख्या भी इतनी अधिक हूं कि इस परिशिष्ट 
में नहीं रक्खी जा सकती। अतः हम यहाँ निम्न क्रम 
में केवल उन्हीं वृत्तों का वर्णन करंगे जो बहुत प्रयक्त 


किये जाते हैं अथवा जिनका उल्लेख करना आव- 


श्यक हू । 
अनुभाग (क) समवृत्त 
अनुभाग (ख) अधंसमवृत्त 
अनुभाग (ग) विषमवृत्त 
अनुभाग (घ) जाति आदि 
नोट --निम्नांकित परिभाषाओं. में गणों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले भ म सु और रूग आदि वर्णों के स्वर 
का बहुघा वृत्त की अपेक्षा के कारण लोप कर दिया 
जाता हुं--उदा० “म्रम्न' प्रकट करता हुं मर॒भन 
को, इसी प्रकार 'म्तो दर्शाता हु मत को। पहली 
पंक्ति में हमने वृत्त की परिभाषा दी हूं, दूसरी पंक्ति 
में गणक्रम ओर यति--विराम अर्थात्‌ इलोंक या 
घरण का सस्वर पाठ करने में जहाँ रुकना होता हूं, 
और जो कि परिभाषा में करणकारक द्वारा संकेतित 
किया गया हे--(प्रकोष्ठ में अंग्रेजी अंकों द्वारा) 
प्रकट की जाती हूं, फिर तीसरी पंक्ति म॑ उदाहरण 
(इनमें से अधिकांश माघ, भारवि, कालिदास और 
दंढो की रचनाओं से लिए गए हैं ) 


बण 6 
उदा० 


परि ० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि ० 
गण 0 
उदा० 


चार वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(प्रतिष्ठा) 
कन्या 
ग्मो चेत्कन्या । 
ग, म 


भास्वत्कन्या सेका घन्या । 
यस्या: कले कृष्णो5खेलत ।। 

पाँच वर्णों के चरण वाले वत्त 
(सुप्रतिष्ठा ) 

क्ति 


| 
भूमों गिति पंक्ति: 


भे, ग, ग 


कृष्ण सनाथा तर्णकर्पक्षिः। 
यामुनकच्छे चार चचार ॥। 


छः वर्णां के चरण वाले बृत्त 

गायत्रों 
() तनुमध्यमा 

त्यौ चेत्तनमध्यमा । 

त,य। 

मूतिम्‌ रशत्रो रत्यद्भतरूपा । 

आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या ।। 

(2) विद्यल्लेखा (वाणी भी कहते है) 

विद्युल्लेखा मो म; । 

म, म (३, ३) 

श्रीदीप्ती ह्लीकीर्ती धीनीती गीः प्रीती । 

एघते ढ्वे द्वे ते ये नेमे देवेशे ॥| काब्य० ३॥८६ | 
(3) हाशिवदना 

शशिवदना न्‍यौ । 

न, य । 

शशिवदनानां वब्रजतरुणीनाम्‌ । 

अधरसुधोमि मघरिपुरच्छत | 
(4) सोमराजी 

द्विया सोमराजी । 

य, य (2, 4) । 

इरे सोमराजी-समा ते यशः श्री: । 

जगन्मण्डलस्य छिनत्त्यन्धकारम्‌ ॥। 


सात वर्णों के चरण वाले बृत्त 
(उष्णिक ) 
(।) कुमारझछलिता 
कुमारललिता जूसगा: । 
ज, स, ग॒ (3. 4) । 


उंदा ० 


परि० 
गण 90 
उदा० 


( 


मरारितन॒वल्ली कुमारललिता सा । 
ब्रज णनयनानां ततान म॒दमच्चे: ।। 
(2) मदलेखा 
मस्गो स्यान्मदलेखा । 
म, स, ग॒ (3. 4) । 


परि ० 
गण० 
उदा० 


उदा ० 


'परि ० 
गण ७ 
उदा० 


गण० 
- उदा० 


परि ० 
गण 8 
उदा0० 


परि० 
राण० 


रज़े बाहुविरुग्णाद दन्तीन्द्रान्मदलेखा । 

लग्नाभून्म्‌ रशत्रो कस्तूरी रसचर्चा । 
(3) भधुमती 

ननगि मघुमती । 

न, न, ग (5. 2.) । 

रविदुहितृतटे नवकुसुमतति: । 

व्यधित सधुमती मघुमथनमृदम्‌ ।। 


आठ वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(अनुष्टुभ ) 
(4) अनुष्टभ 
(इसे 'इलोक' भी कद्दते हू) 
दस छन्‍्द के अनेक भेद हैं । परन्तु जिसका सबसे 
अधिक प्रयोग होता ह उसके प्रत्येक चरण में आठ 
वर्ण होते है, मात्राय सबको भिन्न-भिन्न । इस प्रकार 
यंक चरण का पाँचवाँ वर्ण रूथ, छठा दीघ, तथा 
सातवाँ वर्ण (प्रथम, तृतीय चरण का) दीघं, एवं 
(द्वितीय तथा चतुथचरण का) ह्॒स्व होता हू । 
इलोके षष्ठ गुरु ज्ञयं सर्वत्र लघ्‌ पंचमम । 
द्विचतुष्पादयोह्वेस्वं सप्तमं दीघेमन्ययो: ।। 
वागर्थाविव संपकक्‍तों वागथप्रतिपत्तय । 
जगत: पितरो वन्दे पावंतीपरमेश्वरी ।।रघ० १॥१॥| 
(2) ग़जगति 
नभलगा गजगतिः । 
न, भ, ल, ग॒ (4. 4) 
रविसुतापरिसरे विहरतो दशि हरे: । 
घप्जवधगजगतिम दमलं व्यतनत ॥॥ 


(3) प्रमाणिका 

प्रमाणिका जरो लगो । 

ज, र, ल, ग॒ (4. 4) 

पुनातु भक्ति रच्युता सदा च्यताडिप्रपद्मयो: । 

श्रुतिस्मृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका ॥ 
(4) समाणवक 

भात्तरलुगा माणवकम्‌ । 

भ, त, ल, ग, (4. 4) । 

चंचलचडं चपलव त्सकुल: केलिपरम्‌ । 

ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्‍दसुतं माणवकम ।। 
(5) विद्यन्माला 

मो मो गो गो विद्युन्माला । 

म, म, ग, ग (4. 4) । 


११८८ ) 


उद्दा० 


परि० 
पण० 
उद्ा० 


परि० 
रण 0 
उदा ० 


परि० 
] 8 हू, 
उदा० 


परि० 
ण० 
उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


प्रि० 
गा्ण0० 
उदा0 


परि० 
गण ० 


वासोवल्ली विद्यन्माला बहश्रेणी शांक्रदचांप: । 


यस्मिन्नास्तां तापोक्छित्य गोमध्यस्थ: क्रृष्णाम्भोद: ।। 


(6) समानिका 
ग्लौ रजो समानिका तु । 
ग, ल, र, ज (4. 4) 
यस्य क्ृष्णपादपद्ममस्ति हृत्‌-तडागसझ । 
धी: समानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण ॥ 


नो वर्णों के चरण वाले वृत्त 


(बृहतो ) 
(4) भुजगशिशुभता 
भूजगशिशुभृता नी मः । 
न, न, म (7. 2. ) 
हक्ृदतटनिकटक्षौणी भुजगशिश्षुभता या55सीत । 
मररिपुदलिते नागे ब्रजजनसुखदा साथ्भूत्‌ ॥ 
(2) भुजडूसद्भधता 
सजरभजज्भसड्भरता । 
स, ज, र (3. 6) 
तरला तरजड्भजरिज़ितयमना भुजजसदझूता। 
कथमेति वत्सचारकश्चपल: सर्देव तां हरि: ॥। 
(3) मणिमध्य 
स्यान्मणिमध्यं चेड्ध मसा: । 
भ, म, स (5.4) 
कालियभोगाभोगग तस्तन्भणिमध्यस्फीतरुचा । 
चित्रपदाभो नन्दसुतरचारु ननतें स्मेरमुखः ॥। 


दस वर्णों के चरण वाले बृत्त 


(पड्धक्ति ) 
() त्वरितगति 
त्वरितगतिश्च नजनगः । 
न, ज, न, ग (5. 5.) 


त्वरितमगतिब्रेजयवतिस्तरणिसुता विपिनगता । 
मररिपुणा रतिगरुणा परिरमिता प्रमदर्मिता॥। 


(2) मत्ता 
जया मत्ता सभसगसष्टा। 
मं, भ, (4. 6) 


पीत्वा संता मध मघपाली 
कालिन्दीयं तटवनकुञ्जे । 
उद्दीव्यन्ती ब्रजजन रामा 
कामासिक्ता मधघजिति चक्र ।। 


(3) रुफ्मवतो (चम्पकमाला) 
रुकक्‍्मवती सा यत्र भमस्गाः । 
भ, म, स, ग (5. 5) 
कायमनोवाक्य: परिशुद्ध 
यस्य सदा कंसद्विषि भक्तिः । 


( ११८९ )] 


राज्यपदे हर्म्यालिर्दारा ए 
रुक्मवती विघ्त:ः खल तस्य ॥। 


ग्यारह वर्णों के चरण वाले वृत्त 


तेन सहेह बिभति रहः स्त्री 
सार तरागमनायतमानम्‌ ॥शि० ४॥४५॥ 
(5) भ्रमरविलूसितम 


(त्रिष्ट्भ परि० म्भो न्‍लो गःस्याद भ्रमरविलसितम । 
> गण० म, भ, न, ल, ग॒ (4. 7) 
() इन्द्रवत्ना उदा० प्रीत्य यनां व्यवहिततपना: 
परि० स्यादिन्द्रवन्ना यदि तौ जगौ गः । प्रौदध्वान्तं दिनमिह जलदा: । 
गण० त, त, ज, कप ग, ग (5. 6) दोषामन्यं विदधति सुरत- 
उदा० गोष्5 गिररि सव्यकरेण धृत्वा क्रीडायासअमशमपटव:ः ।॥। शि० ४६२ । 
रुष्टन्द्रदज्त्राहृतिमुक्तवृष्टो । (6) रथोद्धता 
यो गोकुल गोपकुल च॒ सुस्थम्‌ परि० रात्परनेरलग रथोद्धता । 
चक्र स नो रक्षतु चक्रपाणि: ॥ गण० र, न, र, ल, ग (3. 8 या 4. 7) 
(2) उपेन्द्रवच्चा उदा० कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो 
परि० उपेन्द्रवत्ना प्रथभे लघौ सा। राप््मध्वरविघातशान्तये । 
गण० ज, त, ज, ग, ग॒(5. 6) काकपक्षधरमेत्य याचित- 
उदा० उपेन्द्रवच्नादिम णिच्छटाभि- स्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ रघ्‌० १११ । 
विभूषणानां छुरितं वपुस्ते । दे० कु० ८ भी । 
स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानम (7) वातोर्मो 
सुरदुमूले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ परि० वातोर्मीयं गदिता म्भौ तगो गः । 
(3) उपजाति गण० म, भ, त, ग, ग (4.7) 
परि० अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ उदा० ध्याता मूत्ति: क्षणमप्यच्यृतस्य 
पादौ यंदीयावपजातयस्ताः । श्रेणी नाम्नां गदिता हेलया$पि । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु संसारे5स्मिन्‌ दुरितं हन्ति पुंसाम्‌ 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥। वबातोर्मो पीतमिवाम्भोधिमध्य ॥। 
गण० जब इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवन्ना को एक ही इलोक (8) शालिनी 
में मिला देते हैं तो उसे उपजाति वृत्त कहते हैं। | परि० मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोके: । 
इसके चौदह भेद होते हैं । गण० म, त, त, ग, ग, (4. 7.) 
उदा० अस्त्यत्तरस्यां दिशि देवतात्मा उदा० अंहो हन्ति ज्ञानवृद्धि विघत्ते 
हिमालयो नाम नगाधिराज: । धर्म दत्त काममथ च सूते । 
पूर्वापप तोयनिधी वाह्य मुक्ति दत्ते सर्वंदोपास्यमाना 
स्थित: पृथिव्या इव मानदण्ड: ॥ कु० ११ । पुंसां श्रद्धा शालिनी विष्णुभक्ति: ॥ 
दे” रघु० २, ५, ६, ७, १३, १४, १६, १८,; कु०३, (9) स्वागता 
कु० १७ आदि। जब अन्य वृत्त भी एक ही इलोक | परि० स्वागता रनभगंग्गुरुणा च । 
में मिला दिये जाते न तो भी उपजाति ही वृत्त | गण० र, न, भ, ग, ग ( 3. & ) 
होता हैं। उदा० माघ कवि के निम्नइलोक में | उदा० यावदागमयते5थ नरेन्‍्द्रान स स्वयंवरमहाय महीर्द्र: । 
वंशस्थ और इन्द्रवंशा मिला दिए गए हैं । तावदेव ऋषिरिन्द्रदिदृक्षु: नारदस्त्रिदशधाम जगाम ॥। 
इत्थं रथार्वेभनिषा दिनां प्रगे न० ५११॥ 
गणो नृपाणामथ तोरणाइटहिः । दे० कि०९, शि० १०. 
प्रस्थानकालक्ष मवेषकल्पना- बारह वर्णों के चरण बाले वत्त 
कृतक्षणक्षेपमुर्देक्षताच्यूतम्‌ ॥। शि० १२॥१ । (जगती ) 
| (4) दोधक () इन्द्रवंधा 
परि० दोधकमिच्छति भत्रितयादगौ । परि० तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्ष रे गरो ॥ 
गण० भ, भ, भ, ग, ग, (6. 5.) गण० इन्द्रवंशा बिल्कुल वंशस्थविल या वंशस्थ (दे० नी० 
उदा० या न ययौ प्रियमन्यवध्‌म्य: १३वाँ) के समान है, सिवाय इसके कि इसका 


सा रतरागमना यतमानम्‌ । प्रथमाक्षर गुर होता है। त, त, ज, र। 


परि ० 
राण०6 
उदा0० 


परि० 
गण० 
उदा० 


परि ० 
गण ० 
उदा0० 


परि ० 


उदा[० 


प्रि० 
गण 6 
उदा० 


परि० 
राण ० 


( ११९० 


दैत्यन्द्रवंशाग्निरुदी् दीधिति: 
पीताम्बरोइसौ जगतां तमोपहः । 
यस्मिन्‌ ममज्जु: शलूभा इव स्वयम्‌ 
ते कंसचाणरमखा मखद्विष: ॥। 
(2) चन्द्रवत्में 
चन्द्रवत्मं निगदन्ति रनभसे: । 
र, न, भ, स (4, 8) 
चन्द्रवत्म पिहित॑ं घनतिमिर 
राजवत्म॑ रहितं जनगमने: । . 
इष्टवर्त्म तदलंकुरु सरसे 
कुञ्जवत्मंनि हरिस्तव कुतुकी ।। 
(3) जलघरमारूा 
अब्ध्यंगे: स्थाज्जलघरमालाम्भौ स्मो । 
म, भ, स, म (4. दा 
या भक्‍तानां कलिदुरितोत्तप्तानां 
तापच्छेदे जलधरमाला नव्या । 
भव्याकारा दिनकरपुत्रीकले 
केलीलोला हरितन्‌रब्यात्‌ सा व: ॥ 
दे० कि० ५२३ || 
(4) जलोद्धतगति 
रसंजंसजसा जलोद्धतगति: । 
ज, स, ज, स सिय' 
समीरशिशिरः शिरस्सु वसताम्‌ 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
बिभाति जनयजन्नयं मुदमपा- 
मपायधवल्ा बलाहकतती: ॥ शि० ४।५४ ॥। 
(5) तामरस 
हह वद तामरस नजजा ये: । 
न, ज, ज, य (5.7) 
स्फूटसुषमामकरन्दमनोज्ञम्‌ 
ब्रजललनानयनालिनिपीतम्‌ । 
तव मुखतामरस॑ म्‌रधत्रो 
हृदयतडाग विकाशि ममास्तु ॥ 
(6) तोटक 
वद तोटकमब्धिसका रयुतम्‌ । 
स, स, स, स (4.4.4 ) 
स तथेति विनेतुरुदारमते: 
प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम्‌ । 
तदलब्धपदं हुदि शोकधने 


प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरो: ॥ रघु० ८।९१॥ 


दे० शि० ६।७१ ॥। 


(7) द्रतविरूम्बित 
द्रतविलस्बितमाह नभौ भरो । 
न, भ, भ, र (4.8 या 4.4.4) 


उदा० 


परि ० 
रण 6 
उदा0० 


परि ० 
रत 6 


परि० 
गण० 


परि० 
गण 6 
उबा० 


परि ० 
राण० 
उदा० 


परि ० 


) 


मुनिसुताप्रणयस्मृ तिरोधिना 
मम च मृक्तमिदं तमसा मन: । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनृषि चतशरइच निवेशितः ॥ श० ६ | 
दे० रघृ० ९, शि० ६ भी । 

(8) प्रभा 
स्वरशरविरतिननो रो प्रभा । 
न, न, र, र (7.5) 
अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्चिया- 
मतनतरतयव संतानकः । 
तरुणपरभ तः स्वनं रागिणा- 
मतनृतरतय वसनन्‍्तानक:।॥॥ शि० ६।६७ ॥। 

कि० ५१२१ भी । 


(9) प्रमिताक्षरा 
प्रमिताक्षरा सजसस: कथिता । 
स, ज, स, स (5.7) 
विहगा: कदम्बसुरभाविह गाः 
कलयन्त्यनुक्षणमनेकलयम । 
भ्रमयन्नुपति मुहुरभ्रमयम्‌ , 
पवनश्च धृतनवनीपवन: ॥ शि० ४।३६ |। 
कि० ९, शि० ९ । 
(0) भुजगप्रयात 
भजंगप्रयातं॑ चतुर्भियंकार: । 
य, य, य, य (6. 6) 
धर्नेनिष्कुलीना: कुलीना भवन्ति 
धनरापर्द मानवा निस्तरन्ति । 
धनेम्य: परो बान्धवो नास्ति लोके 
घनान्यज॑यध्व॑ घनान्यजंयध्वम्‌ ।। 
(!]) सणिसाला 
त्यौ त्यौ मणिमाला छिन्ना गृहवक्‍्तू : । 
त, य, त, ये (6. 6) 
प्रह वामरमौलो रत्नोपलक्लप्ते 
जातप्रतिबिम्बा शोणा समणिसाला । 
गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणा- 
मास्तां मम चित्त ध्वान्तं शमयन्ती ।। 
(42) मालतो (“यमुना भी कहते हू) 
भवति नजावथ मालती जरोौ। 
न, ज, ज, र (5. 7) 
इह कलयाच्य त केलिकानने 
मधु रससो रभसारलोलूपः । 
कुसुमकृतस्मितचार विश्रमा- 
मलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः ॥ 


(3) वंशस्थविर (वंशस्थ या वंशस्तनित ) 


वदन्ति वंशस्थविलं जतौं जरो। 
ज, त, ज, र (5.7) 


( ११९१ ) 


उदा० तथा समक्ष दहता मनोभवम्‌ 
पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 
निनिन्द रूपं हृदयत पावेती 


प्रियेष सोभाग्यफला हि चारुता ॥ क॒ु० ५१ । 


दे० रघ्‌० ३ भी । 
(4) बश्वदेवी 
प्रि० बाणाइ्वहिछन्ना वेश्वदेवी ममौ यौ । 
गण० मे, म, य, य ( 5.7] 


अर्चामन्यषां त्वं विहायामराणा- 
मद्वेतेनेक॑ विण्णुमम्यच्यं भक्‍त्या । 
तत्राशषात्मन्यचिते भाविनी ते 
भ्रात: संपन्‍नाराधना बेइवर्देवी ।॥। 
(5) स्लरग्विणो 
कीतितेषा चत्रेफिका स्नग्विणी । 
र, र, २, र (6. 6) 
इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता 
शातकुम्भद्रवालडःकृता शोभते । 
नव्यमेघच्छवि: पीतवासा हरे- 
म॑तिरास्तां जयायोरसि ख्रग्विणी ।। 


तेरह वर्णो' के चरण वाले वृत्त 
(अतिजगती ) 

() कलहँस (सिहनाद या कुटजा ) 
सजसा: सगो च कथित: कलहंस: । 
से, ज, स, स, ग (7. 6) 
यमना विहारकुतुके कलहंसो 
ब्रजकामिनीकमलिनीकृतकेलि । 
जनचित्तहारिकलकण्ठनिनाद 
प्रमद॑ तनोतु तव नन्दतनूज: ॥| दे० शि० ६।७३ । 
(2) क्षमा (चन्द्रिका और उत्पलिनी ) 
तुरगरसयतिनौ ततो गः क्षमा । 
न, न, त, त,ग (7. 6) 
इह दुरधिगम: किचिदेवागम 
सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम । 
अममतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनम 
पुरुषमिव परं पद्मयोनि: परम्‌ ॥कि० ५।१८। 

(3) प्रहषिणी 
व्याशाभिमनजरगा:ः प्रहरषषिणीयम । 
म, न, ज, र, ग (3. 0 ) 
ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्नं 
सम्राजइ्चरणयगं प्रसादलम्यम । 
प्रस्थानप्रणतिभिरड्गलीष चक्र 
मीलिस्रकच्यतमकरन्दरेणगोौरम्‌ ॥। 
रघ० ४।८८, दे० कि० ७, शि० ८। 
(4) मंजुभाषिणी (सुनन्दिती, और प्रबोधिता ) 

परि० सजसा जगो च यदि मंजुभाषिणी । 


परि० 
रण 6 
उदा० 


परि ० 
80। 6. 
उदा० 


परि० 
बणे 68 
उदा० 


परि० 


गण 68 


गण० स, ज, स, ज, ग (6.7) 
उदा० यमुनामतीतमथ शुश्रुवानमुम्‌ 
तपसस्तनज इति नाघनोच्यते । 
स यदा5चलन्निजपुरादहनिशम्‌ 
नृपतेस्तदादि समचारि वातंया ॥शि० १३॥१। 
(5) मत्तमय्रो 
परि० वेदरन्ध्रम्तों यसगा मत्तमय रम्‌ । 
दण० म, त, य, स, ग (4. 9) 
उदा० दृष्ट्वा दृश्यान्याचरणीयानि विधाय 
प्रज्ञाकारी याति पदं मक्‍तमपाय: । 
सम्यग्द्ष्टिस्तस्य परं॑ पश्यति यस्त्वाम्‌ 
यश्चोपास्ते साध विघयं स विधत्त ॥ कि० १८। 
२८, शि० ४॥४४, ६॥७६, रघु० ९॥७५ | 
(6) रुचिरा (प्रभावती ) 
परि० - जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुग्रहे: । 
गण० ज, भ, स॑, ज, ग॒ (4. 9) 
उदा० कदा मुखं वरतनु कारणादुते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपवेणि ग्रहकलषन्द्मण्डला... 
विभावरी कथय कथ भविष्यति ॥ मालबि० ४।१३। 
दे० भट्टि० १११, शि० १७। 


चौद॒द्द वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(शक्वरी ) 
() अपराजिता 
ननरसलघुगे: स्वररपराजिता । 
ते, त, र, स, ल, ग (7. 7.) 
यदनवधि भजप्रतापकृतास्पदा 
यदुनिचयचम्‌: पररपराजिता । 
व्यजयत समरेसमस्तरिपुन्रजम्‌ 
स॑ जयति जगतां गतिगेंरुडघ्वज: ।। 
(2) असबाधा 
म्तौ न्‍सो गावक्षग्रहविरतिरसंबाधा । 
म, त, त, स, ग, ग (5. 9) 
वीर्याग्नौ येन ज्वलति रणवशात् क्षित्रे 
देत्येन्द्रे जता धरणिरियमसंबाधा । 
घमंस्थित्यर्थ प्रकटिततनुसम्बन्ध 
साघूनां बाघां प्रशमयतु स कंसारि: ॥ 
(3) पथ्या (मंजरो) 
सजसा यलोौ च सह गंन पथ्या मता । 
स, ज, स, य, ल, ग (5. 9) 
स्थगयन्त्यम: शमितचातकातंस्वरा 
जलदास्तडित्तलितकान्तकात स्वरा: । 
जगतीरिह स्फुरितचारु चामीकरा 
सवितु: क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामीकराः ॥। 
शि० ४२४ 


परि ० 
गण 8 
उदा० 


परि० 
60| 65 
उदा0० 


परि ० 
]|/ | है, 
उदा० 


परि ० 
गण 5 
उदा० 


परि० 
गण ७ 
उदा० 


परि० 
पा 
उदा0० 


परि ० 
गण० 
उदा0० 


परि ० 
गण 5 
उदा० 


प्रि० 
गण० 
उदा० 


( ११९२ ) 


(4) प्रमंदा (कुररीरुता) 
नजभजला ग्रुश्च भवति प्रमदा । 
न, ज, भ, ज, ल, ग (6. 8) 
अनतिचि रोज्ितस्थ जलदेन चिर- 
स्थितबहुब॒दव॒दस्थ पयसो5नकृतिम । 
बिरलविकीणंवज्नशकला सकला- 


मिह विदघाति घौतकलघौतमही ।| शि० ४।४१ । 


(5) प्रहरणकलिका 
ननभनलगिति प्रहरणकलिका । 
न, न, भ, न, ल, ग (7. 7) 
व्यथयति कुसुमप्रहरणकलिका 
प्रमरवनभवा तव धनषि तता। 
विरहविपदि मे शरणमिह ततो 
मधुमथनगणस्मरणमविरतम्‌ ॥। 

(6) मध्यक्षामा (हंसरयनी या कुटिल) 
मध्यक्षामायगदशविरमा म्भौ न्‍यो गो । 
म, भ, न, य, ग, ग (4.0 ) 
नीतोच्छायं महुरशिशिररब्मेरुख- 
रानीलाभविरचितपरभागा रत्न: । 
ज्योत्स्नाश ड्रामिह वितरति हंँसश्यनी 
मध्य5प्य क्लूः र्फटिक रजत भित्तिच्छाया ।। 

कि० ५३१ । 


(7) वसन्‍्ततिलका 

(वसन्ततिलक, उद्धषिणी या सिंहोन्नता ) 
उकता वसनन्‍्ततिलका तभजा जगोौ गः । 
त, भ, ज, ज, ग, ग॒ (8.6) 
यात्यकतो5स्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृतारुणपुर:सर एकतो5क: । 
तेजोद्ववस्य यगपद्‌ व्यसनोदयाम्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेष ॥ श० ४।१ । 

(8) वासन्‍्तो 
मात्तो नो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम । 
म, त, न, म, ग, ग (4.6.4 ) 
अआम्यद्भ ज्री निभरमधरालापोदगीत 
श्रीखण्डाद्ररदभतपव नमेन्‍्दान्दोला । 
लीलालोला पल्‍लवबिलसद्धस्तोल्लास 
कंसारातो नृत्यति सदशी वासन्तीयम ॥। 


पन्द्रह वर्णां के चरण वाले वृत्त 
(अतिशक्वरी ) 


() तृणक 
तृणक॑ समानिका पदद्वयं विनान्तिमम्‌ । 
र, ज, र, ज, र (4,4.4.3 या 7.8) 
सा सुवणकेतक॑ विकाशि भ ज्भपूरितम 
पर/ञचवाणबाणजालपृण्हेतितृणकम । 


परि ० 
गण 9 
उदा0०6 


परि ० 
गण ० 


 उदा० 


ँ...-..>_-माहााा....तुलत.तरव.....ुु... 
य.ह?.आआ.8?त.- शा... का... ".बलुल0लनतलननथा 2.०... 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि ० 


गण०6 
उदा0० 


परि० 
गण 8 


रांधिका वितक्य माधवाद्य मासि माघवे 

मोहमेति निर्भर त्वया बिना कलानिधे ।। 
(2) मालिनी 

ननमयययतेयं मालिनी भोगिलोक॑: । 

ने, न, मं, य, य (8.7) 

शशिनम्‌ पगतेयं कौमुदी मेघमक्तम्‌ 

जलनिधिमनुरूपं जह नृकन्यावती र्णा । 

इति समगणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा: 

श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्य विवत्र: ॥ रघु० ६।८५। 
(3) लीलाखेल 

एकन्यूनो विद्युन्मालापादौ चेल्लीलाखेल: । 

म, म, म, म, म 

मा कान्‍्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाश देश स्वाप्सी: 

कान्तं वकक्‍त्र वत्तं पूर्ण चन्द्र म॒त्वा रात्रौ चेत । 

क्षत्क्षाम: प्राटंडवेतरचेतो राहु: ऋर: प्राद्यात्‌ 

तस्माद्ध्वान्ते हम्यस्यान्ते शय्यकांते कतंव्या ॥। 

सरस्वती ० 


(4) शशिकला 
गुरुनिधनमनलघ॒रिह शशिकला । 
न, न, न, न, स (अन्तिम को छोड़ कर सब लघ ) 
मलयजतिलकसम्‌ दितशशिकला 
ब्रजय्‌ बतिलसदलिक गगनगता 
सरसिजनयनहृदयसलिलर्निधि 
व्यतनुत विततरभसपरितरलम्‌ ॥ 


सोलद्द वर्णों के चरण वाले वृत्त 


(अष्टि ) 

) चित्र 
चित्रसंज्षमी रितं रजौ रजौ रगौ च वृत्तम्‌ । 
र, ज, र, ज, र, ग॒ (8.8 या 4.4.4.4) 
विद्रमारुणाध रौष्ठशोभिवेणुवाद्यहृष्ट- 
वल्लबीजनाड्रसंगजातमग्धकण्टकाडु । 
त्वां सदव वासुदेव पुण्यलम्यपाद देव 
वन्यपुष्पच्चित्रकेश संस्मरामि गोपवेश ॥। 


(2) पञ्चचामर 
प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पंचचामरम । 
(जरा जरो ततो जगौ च पंचचामरं वदेत ) 
ज, र, ज, र, ज, ग॒ (8.8 था 4.4.4.4 ) 
सुरद्रमूलमण्डपे विचित्रर॒त्ननिर्मिते 
लसद्वितानभूषिते सलीलवि भ्रमालसम । 
सुरांगनाभवलल्‍लवीकरप्रपंचचामर -- 
स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्यू तं भजामि तम ।। 


(3) वाणिनों 


नजभजर यंदा भवति वाणिनी गयुक्‍ते: । 
ने, ज, भरे, ज, र, ग | 


परि० 


*]0 | है: । 
उदा० 


परशि० 
ब्रण 8 
उदा ० 


परि ० 
रण 0 
उदा० 


परि० 
ग़ण० 
उदा० 


परि० 
*]607| हैं: 
उदा० 


( ११९३ ) 


स्फ्रतु ममाननेध्य नन्‌ वाणि नीतिरम्यम्‌ 

तव चरणप्रसादपरिपाकत: कवित्वम्‌ । 
भवजलऊराशिपा रकरणक्षमं मुकुन्दम्‌ 

सततमहं स्तवः: स्व॒रचित: स्तवानि नित्यम्‌ ॥। 


सत्रह वर्णों के चरण वाले वृत्त 

(अह्यष्टि ) 
() चित्रलेखा (अतिशायिनी) 
ससजा भजगा ग दिकस्वरंभंवति चित्रछेखा । 
स, स, ज, भ, ज, ग, ग (0. 7) 
हति धौतपुरंध्रिमत्सरान्‌ सरसि मज्जनेन 
श्रियमाप्तवतो5स्िज्ञायिनी मपमलांगभास: । 
अवलोक्य तदेव यादवानपरवारिराशी: 
शिशिरेतररोचिषाप्यपां ततिष मंक्‍्तुमीषे ॥। 
शि० ८।७१ | 


(2) म्दटक (कोकिलक ) 
यदि भवतो नजों भजजला गुरु नदंटकम्‌ । 
न, ज, भ, ज, ज, ल, ग॒ (8. 9) 
तदणतमालनी ल्ब॒हुलोशन्नमदम्ब धरा 
शिक्षिरसमी रणावघृतनतनवा रिकणा: । 
कंथमवलोकययमधघ्‌ना हरिदहेतिमती- 
मसंदकलनीलकठकलह म॑ खरा: ककुभ:ः ।। 
मा० ९११८; दे०५।३१। 
(3) पथ्चो 
जसों जसयका वसुग्रहपतिद्च पृथ्वी गुरु: । 
ज, स, ज, स, य, ल, ग॒ (8. 9.) 
इत: स्वपिति केशव: कुलमितस्तदीयद्विषा- 
मितदच झ्वरणाथिन: शिखरिणां गणाः शेरते । 
इतो5पि वडवानल: सह समस्तसंवतंक- 
रहो विततमूरजितं भरसहं व सिन्धोव॑पु: ॥ 
भतं ० २७६ । 


(4) मन्दाक्रानता 
मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगर्मों भनौ तौ गयग्मम्‌ । 
म, भ, न, त, त, ग, ग॒ (4. 6. 7) 
गोपी भर्तावरहविधरा काचिदिन्दीवराक्षी 
उन्मत्तेव स्खलितकबरी निःश्वसन्‍्ती विशालम्‌ 
अत्रवास्ते मुररिपुरिति भ्रान्तिदृतीसहाया 
त्यक्त्वा गेहूं क्षटेति यमनामञ्जकुज्जं जगाम ॥। 

पदाक० १॥। 
[ समस्त मेघदूत इसी वृत्त में लिखा गया हूं ! 

(5) बंशपत्रपतित 

दिड्नमु निवंशपत्रपतितं भरनभनलगे: । 

भ, र, न, भ, न, ल, ग (0. 7) 

दपणनिमं लासु पतिते घततिमिरम्‌ षि 
ज्यौतिषि रौप्यभित्तिष पुरः प्रतिफलति महः । 


१५० 


परि० 
एण० 


परि० 
गण० 
उदा० 


व्रीड मसंमुखो5पि रमण रपहतवसना: 
काञचनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रबिः ॥ 


शि० ४॥६७। 
(6) शिखरिणी 
रसे रुद्रेहछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 
य, म, न, स, भ, ल, ग (6. ) 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डा: करटिन 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशोक्का: खल मगा: । 
इंदानीं लोकेउस्मिन्ननपम छिखानां पुनरयम्‌ 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन मगपतिः॥ 


भामि० १॥२। 
(7) हरिणो 
नसमरसलाग: षड़वेदहंयहँरिणी मता । 
न, स, म, र, स, ल, ग॒ (6. 4. 7) 
सुतन हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपतु ते 


- किमपि मनसः संमोहों मे तदा बलवानभूत । 


परि० 


उदा० 


परि० 
गण ० 
उदा ०6 


प्रि० 
गण ० 
उदा० 


गण ० 


प्रबलतमस!|मेवप्राया: शभेष॒ हि वृत्तय 
स्रजमपि शिरस्यन्ध: क्षिप्तां धुनोत्यहिशद्भुया ॥ 
श० ७।२४॥। : 
अठारद्द वर्णो फे चरण वाले वृत्त 
(धृति) 
() कुसुमितलंताबेल्लिता 
स्वाद्भूतत्वश्व: कुसुमितलतावेल्लिता म्तौ नयौ यौ । 
म, त, न, य, य, ये (5. 6. 7.) 
क्रीढत्कालिन्दीललितलहरीवा रिभिर्दा क्षिणा त्य॑ 
वातें: खेल>डू: कुसुबितलतावेल्लिता मन्दमन्दम । 
भूज़ालीगीत: किसलयकरोल्लासितेलस्यलक्ष्मी म 
तन्वाना चेतो रभसतरले चक्रपाणेश्चकार ॥। 
(2) चित्रलेखा 
मन्दाक्रान्‍्ता नपरलघुयृता कीतिता चित्रलेखा । 
म, भ, न, य, य, य (4. 7. 7.) 
शद्भूटमुष्मिझा जगति मुगदशां साररूपं यदासी- 
दाकृष्यंदं ब्रजयवति सभा वेघसा सा व्यधायि । 
नतादकचेत्‌ कथमदधिसुतामन्तरेणाच्यतस्य 
प्रीतं तस्या नयनयुगमभूच्चित्रलेखादभुतायाम । 
(3) नन्‍्दन 
मजभजरस्तु रेफसहितः शिवह यनन्‍्दनम । 
न, ज, भ, ज, २, र (. 7.) 
तरणिसुतातरड्भरपबन: सलीलमान्दोलितम्‌ 
मधुरिपुपादपंकजरज: सुपृतपथ्वीतरूम । 
मरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसंस्मारकम, _ 
क्षितितलनन्दनं ब्रज सखे सुखाय वन्दावनम ।| 
(4) साराच 
इह सनरचतुष्कसष्ट मु ताराचमाचक्षते । 
नं, न, र र, र, र, (5. 5. 5,) 


उद्यौ० 


गण ० 
उदा० 


परि० 
एणू 0 
उदा ० 


परि० 
पण ० 
उद[0 


प्रि० 
गण 0 
उदा० 


( ११९४ ) 


रघपतिरपि जातवेदो बिशुद्धां प्रगृह्य प्रियाम्‌ 

प्रियसुहृदि विभीषणे संगमण्य श्रियं वरिण: । 

बसुतसहितेन तेनानुयातःससोमित्रि' 

भुजविजितविमानरत्नाधिरुढ: प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ 

रघु० १२॥।१०४॥ 

(5) शावूरूललित 

मः सो जः सतसा दिनेशऋतुभिः शादूलललितम्‌ | 

म, स, ज, स, त, स, ( 42. 6.) 

कृत्वाकंसमग पराक्रमविधि शारदूलछलितम्‌ 

यहचक्रे क्षितिभारकारिषु दरं चंय्रप्रभूतिषु । 

संतोष॑ परम तु देवनिवहे त्रलोक्यशरणम, 

श्रेयों न: स तनोत्वपारमहिमा लक्ष्मीप्रियतम: ॥। 


उन्लीस बर्णा के चरण बाले वृत्त 
(अतिथृति ) 
(4) मेघविस्फूजिता 
रसत्वंइ्व यं मौन्सो ररगुरुयुतो मेघविस्फुरजिता स्यात्‌ । 
य, म, न, स, र, र२, ग॒ (6. 6. 7.) 
कदम्बामोदाढ्याा विपिनपवन: केकिन: कान्तकेका 
विनिद्रा: कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा ददुंरा दुप्तनादा: । 
निशा नृत्यद्वियुद्विलसितलसन्मेघविस्फूजिता चेत्‌ 
प्रिय: स्वाघीनो&सो दनुजदलनो 
राज्यमस्मात' किमन्यत्‌ ॥ 
(2) शादूल विक्रोडित 
सूर्याश्वेय॑दि मः सजी सततगा: शादूलविक्रीडितम्‌ । 
म, स, ज, स, त, त, ग (42. 7.) 
वेदान्तेष यमाहु रेकपुरुषं व्यप्य स्थित रोदसी 
यस्मिन्नीर्वर इत्यनन्यविषय: शब्दों यथार्थाक्षर:। 
अन्तयंश्च मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभि म॑ग्यते 
स स्थाण: स्थिरभक्तियोगसुलभो नि:श्रेयसायास्तु व: ॥। 
वि० १।१। 


(3) सुमपुरा 
म्रौ मभौ मो नो गुरुर्वेद हुयऋतुरस रुक्‍्ता सुमघुरा।॥ 
मे, र, भ, न, म, न, ग॒ (7. 6. 6.) 
वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्ना निपतिता 
मध्याह्ने वीक्षसेडर्क न तव सहसा दृष्टिविचलिता । 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते 
दग्धो भवति नो 
चारित्र्याच्चारुदतं चलयसि न ते देहं हरति भू: ॥ 
मृच्छ ० ९।२१। 


(4) सुरसा 


परि० प्रो म्तौ यो नो गुरुइचेत्‌ स्वरमुनिकरणराह सुरसाम। 


ण 0 
सखदबा[० 


म, र, भ, न, य, न, ग (7. 7. 5.) 
कामक्रीडासतृष्णो मधुसमयसमारम्भरभसात्‌ 
कालिन्दीकलकुंजे विहरणकुतुकाकृष्टहुदय: । 


परि ० 
गण० 
उदा० 


परि ० 
गण ० 
उदा ० 


परि ० 
रण 0 
उंदा ० 


प्रि० 


गण 6 
उदा 06 


परि० 


गोविन्दो बललवीनामधररससुषां प्राप्य सुरसाम्‌ 
शरद पीयूषपान: प्रचुरक्ृतसुखं व्यस्मरदसौ ॥। 
बीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(कृति 
(4) गोतिका 
सजजा भरो सलगा यदा कथिता तदा खल गीतिका । 
स, ज, ज, भ, र, स, ल, ग (5.7.8 ) 
करतालचञ्चलक ड्रूणस्वनमिश्रणेन मनोरमा 
रमणीयवेणनिनादरज़्िमसंगमेन सुखावहा । 
बहलानु रागनिवास राससम्‌ द्धूवा भवरागिणम्‌ 
विदधों हरि खलू वललवोजनचारु चामरगीतिका ॥। 
(2) सुबदना 
शेया सप्तादवषड्भिम रभनययूता 'म्लौ गः सुवदना । 
म, र, भ, न, य, भ, ल, ग (7.7.6) 
उत्तज्जास्तु ज्कलं ख्रतमदसलिला: प्रस्यन्दिसलिलम्‌ 
हयामा इयामोपकण्ठद्रममतिमुखरा: कहलोलमूख रम्‌ । 
स्रोतः खातावसीदत्तटम्रुदशन रुत्सादिततटाए 
शोणं सिन्द्रशोणा मम गजपतय: पास्यन्ति शतशः:॥। 
म॒द्रा० ४ १६ | 
इक्कीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(प्रकृति) | 
(१) पथ्चकावली (सरसी, घृतश्री) 
नजभनजा जरो नरपते कथिता भृवि पश्चकावली । 
न, ज, भ, ज, ज, ज, र (7.7.7) 
तुरगशताकुलस्य परित:ः परमेकतुर ड्रजन्मन: 
प्रमथितभूभ त: प्रतिपर्थ मथितस्य भूश महीभता । 
परिचलतो बलानुजबलस्य पुरः सततं घृतश्रिय- 
श्चिरगलितश्रियो जलनिधेश्च तदाइभवदन्तर महत्‌ ॥ 


शि० ३।८२॥। 
(2) खनग्धरा 
म्रम्नेर्यानां' त्रयेण त्रिमनियतियता सतग्घरा 
कीतितेयम्‌ । 


मे, र, भ, न, य, य, य (7.7.7) 
या सृष्टि: स्रष्ट्राद्या' वहति विधिहुतं 
- या ह॒विर्या च होत्री 
ये द्वें कालं विघत्त: श्रतिविषयगुणा 
या स्थिता व्याप्य विश्वम । 
यामाहु: सवंभूतप्रकृतिरिति यया प्राणिन: प्राणवन्त: 
प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश: ॥ 
वर्णों श० १।१। 
बाईस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(आकृति ) 
सी 


मौ गो नाइचत्वारो गो गो 
वसुभुवनयत्तिरिति भवति हुंसी। 


रण ० 


परि० 
गण ० 
उदा० 


परि० 


गण ० 
उदा ० 


(| ११९५ ] 


में, मं, ते, न, न, न, त, ग 
या (म, म, त, न, न, न, स, ग) ( का बे 4 


साध॑ कान्तेनकान्तेइस विकचकमलमध 


कामक्रीडाकृतस्फीतप्रमदस रसतरमलूघ्‌ रसन्‍्ती । 
कालिन्दीय पद्मारण्ये प्रनपतनपरितरलपरागे 


कसाराते पश्य स्वेच्छं सरभसगतिरिह विलसति हंसी |। 


तेइस वर्णों के चरण वाले वृत्त 

(विकृति ) 

अद्वितनया 
नजभजभाजभो लघगुरू बधस्तु गदितेयमद्वितनया । 
न, ज, भ, ज, भ, ज, भ, ल, ग (.2 ) 
खातरशौयपावकशिखापत ड्भूनिभ मग्नदुप्तदन जो 
जलधिसुताविलासवसति: सतां गतिरशेषमान्यमहिमा। 
भूवनहितावतारचतुरशचराचरधरोध्वती्ण इह हि 
क्षितिवलये$स्ति कंसशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया ।। 


चौबीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(संकृति ) 
तन्‍्यी 
भूतमुनीनयंतिरिह भतना: 
सभों भनयाइच यदि भवति तन्‍वी । 
भ, त, न, स, भ, भ, न, य (5.7.2) 
माधव मुग्धमंधुकरविरुते: 
कोकिलकूजितमलयसमीर: 


 कम्पमपेता मलयजसलिले: 


प्लावनतो&प्यविगततनुदाहा । 
पद्मपलाश विरचितशयना 
देहजसंज्वरभ रपरिदूने --- 
निशवसती सा मुहुरतिपरुषं 
ध्यानलय तव निवसति तन्‍वी | 


पच्चीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
(अतिकृति ) 
ऋक्रो5चपदा 
ऋरोअचपदा म्मो सभौ ननना 
न्गाविषुशरवसुमुनिविरतिरिह भवेत्‌ । 
भ, म, स, भ, न, न, न, न, ग (5.5.8.7) 


उदा० फ्रौद्चपदालीचित्रिततीरां 


परि० 


गण 68 
उदा० 


अनुभाग. (स्ष) 
गण० न, न, र, ल,ग ( विषम चरण ] 


अधेंसमवत्त 


() अपरवकत्र ('वेतालीय' भी कभी कभी ) 


परि० अयुजि ननरला गुरु: समे 


तंदपरवक्त्रमिंदं नजो जरो। 


उदा० 


मदकलखगकुलकलकल दृचिरां 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा 
मधुमुदितमधुपरवरभसकरी । 
फनविलासप्रोज्ज्वलहासा 
ललितलहरिभरपुलकितसुतन: 
पश्य हरेझसो कस्य न चेतो 
हरति तरलूगतिरहिमकिरणजा ।॥। 


छब्बीस वर्णों के चरण वाले वृत्त 
( उत्कृति ) 
भुजंगविजंभित 
वस्वीशाश्वेरछेदोपेत॑ ममतननयगरसलगेर्भुजज़- 
विजुम्भितम्‌ । 
मे, म, त, न, न, न, र, स, ल, ग॒ (8, . 7) 
हेलोदअचन्न्यञ्चत्पादप्रकटविकट- 
नटनभरो रणत्करतालक- 
र्चारुप्रेद्ध न्चूडाबह: श्रुतितरलनव- 
किसलयस्तरड्ितहारधक । 
त्रस्यन्नागस्त्री भिभेक्‍त्या मु 
लितकरकमलयुगं कतस्तुतिरच्य॒त: 
पायाद्वर्छिन्दन्‌ कालिन्दी हू दकृत- 
निजवसतिबृहद्भुजड्रविजम्भितम्‌ ॥। 
दंडक 


जिन तृत्तों के प्रत्यके चरण में सत्ताईस या 
इससे अधिक वर्ण होते हैं उनका एक सामान्य नाम 
दंडक हे। इस वृत्त की जाति के चरण में वर्णो 
की संख्या अधिक से अधिक ९९९ बताई जाती 
है । प्रत्येक चरण में सबसे पहले दो नगण या 
छः: लघ्‌ अक्षर होते हैँ, शेष या तो रगण होते 
हैं या यगण या सभी चरण सगण होते हैं। दण्डक 
की जिन श्रेणियों का बहुधा उल्लेख मिलता हैं 
वे है--चण्डवृष्टिप्रयात, प्रचितक, मत्तमातंग- 
लीलाकर, सिहविक्रान्त, कुसुमस्तवक, अनज्रशेखर, 
ओर संग्राम आदि । अन्तिम प्रकार के दण्डक का 
उदाहरण मा० ५३२३ हूँ । 


न, ज, ज, र, (सम चरण) 


स्पा वितिभि- 
त्य. माघवम्‌ । 


( ११९६ ) 


मृगयुवतिगण: सम॑ स्थिता वणते हि विमृश्यकारिणम 
ब्रजवनिता (नेक आ |। गुणलब्धाःस्वयमेव संपद: ।। कि० २।३० । 
2) उपचित्र 
परि० विषमे यदि हनी दले (5) वेगबतो 
मौयुजिमाद्‌गुरुकाबुपचित्रम । परि० सयगात सग्रू विषमे चेद 
गण० स,स,स,ल,ग ( विषम चरण भाविह वेगवली य्जि भादगो । 
भ, भ, भ, गं, ग (सम चरण | गण० स, स, स, ग॒ (विषम चरण ) 
उदा० मुरवरिवपुस्तनुतां मु भ, भ, भ, ग, ग (सम चरण ) 
हेमनिभांशकचन्दनलिप्तम । उदा० स्मरवेगवतो ब्रजरामा 
गगन चपलामिलितं यथा केशववंश रव रतिम ग्धा । 
दशा रदनी रधररपचित्रम ।। रभसानन गरून गणयन्ती 
(3) पृष्पिताप्रा (औपच्छन्दसिक ) केलिनिकुऊजगृहाय जगाम ॥ 
परि० अयजि नयगरेफतो यकारो (6) हरिणप्लता 


यूजि तु नजी जरगारच पुष्पित्ताप्रा । 
गण० न, न, र, य (विषम चरण) 
न, ज, ज, र, ग (सम चरण) 
अथ मदनवधूरुपप्लवान्तं 
ठयसनकृशा परिपालयांबभूव । 


परि० सयगात्सरूघ विषमे 
यजि नभौ भरकौ हरिणप्लता । 

गण० स, स, स, ल, ग॒ (विषम चरण) 
न, भ, भ, र (सम चरण) 


शशिन इव दिवातनस्य लेखा उदा० स्फुटफेनचया हरिणप्लृता 
किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम्‌ ॥ कु० ४।४६ । बलिमनोज्ञतटा तरण: सुता । 
वियोगिनी (वतालीय या सुन्दरी ) सकलहंसफुलारव शालिनो 

परि० विषमे ससजा गुरु: समे विहरतों हरति सम हरेम॑नः ॥ 

सभरा लो5थ गुरु वियोगिती । अपरवबत्र या ओपच्छन्दसिक और वंतालीय या 
गण० स, स, ज, ग (विषम चरण) वियोगिनी प्राय: आति समझे जाते हे (दे "अनु, 

स, भ, र, ल, ग (सम चरण) भाग घ) । परन्तु कभी कभी गणयोजना में 
उदा० सहसा विदधीत न क्िया- परिभाषा दी जाती हूं, इसी लिए वे यहाँ वृत्तों के 

मविवेकः परमापदां पदम्‌ । अन्तर्गत दे दिये गय हूं । 


अनुभाग (ग) 
विषमव्त (असमवत्त) कलाल्ति रहितरत्िरापयितुम्‌ 

इस श्रेणी के अन्तर्गत उदगता अत्यंत विधिवत्तपांसि विद्धे घनंजय:॥ कि० १२॥१ | 

सामान्य वत्त कहलाता हूं । दे० शि० १५ भी । 
वरि० प्रथमे सजौ यदि सलौ भ उदगता का एक ओर भेद बताया जाता 
द नसजग दकाण्यनन्तरम । ढ् जिसके ततीय चरण में भ,न जे, रू, ग के 
यद्यथ भनजलगा: स्य्रथो स्थान मे भ, न, भ, ग होते हूँ। वूुत्तों के 
सजसा जगौ च मवती यभवगता ॥। अन्य भेद जिनमें प्रत्येक चरणों के वर्णों की संख्या 


भिन्न-भिन्न होती हू, “गाया के सामान्यशीषक के 

ग (द्वितीय अन्तगंत बतलाये हैं। चार से 'भिन्नचरणों- की 
न, स, ज, ग॒( द्वितीय चरण) संख्या वाले वत्तों के लिए भी यही नाम ब्यवहृत 
भ, न, ज, ल, ग॒ (तृतीय चरण) होता है। जहाँ तक 'उपजाति' का संबंध हैं ये 
स, ज, स, ज, ग॒ (चतुर्थ चरण) किसी भी नियमित वृत्त के दो या दो से अधिक 

उद्या० अथ वासवस्थ वचनेन चरणों को मिला कर अर्थशलभ्वत्त या जिषम्तवत्त 
रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ । बना लिए जाते हूँ । 


गण० सं, ज, स, ल (प्रथम चरण) 


परि ० 


प्रि० 


उदा० 


परि० 


डंदा ० 


परि० 


( ११९७ ) 


अनुभाग (घ) 


जाति 

(यह छन्द मात्राओं की संख्या से विनियमित 
किये जाते हैं) । 
इस प्रकार के वृत्तों की श्रत्यन्त सामान्य प्रकार 
'आर्या है। इसके नौ अवान्तर भेद बताये 
जाते हैं: -- 
पथ्या विपुला चपला मुखचपला जधनचपला च । 
गीत्यूपगीत्यद्गीतय आर्यागीतिनंवेव वार्यायाः ॥ 

इन नौ भेदों में से अन्तिम चार प्रकार ही 
प्रायः प्रयकत होते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख 
किया जाता है । 

() आर्या 

यस्या: पादे प्रथम द्वादशमात्रास्तथा तृतीय5पि । 
अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पञ्चदश सार्या ॥ श्रु० ४। 

इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्रायें होती हैं (हस्व स्वर की एक मात्रा तथा 
दीघ की दो मात्रायें गिनी जाती हैं)। दूसरे 
चरण में अठारह तथा चौथे चरण में पन्द्रह मात्राएं 
होती हैं । 
प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतृवत्सलाः साध्व्य: । 
अन्यस रितां शतानि हि समृद्रगाः प्रापयन्त्यब्धिम्‌ ॥। 


मालवि० ५११९ । 
गोवर्धन की समस्त “आर्पासप्तशतो इसी 
छन्द में लिखी गई है । 
(2) गौलि 


आयपूर्वाधेसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दो विदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ।। 
इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्रा्यं, और दूसरे तथा चौथे चरण में अठारह 
मात्राएँ होती हूँ । 
पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌ । 
यत्पिषतामपि न॒णां पिष्टोषपि तनोषि परिमल: 
पुष्टिम ॥ भामि० १।१२ ! 
(3) उपगीति 
आर्योत्तराधतुल्यं प्रथमाधंमपि प्रयक्तं चेत्‌ । 
कामिनि तामुपगीति प्रति महाकवय: ।॥ 
० है। 
इस छन्द के प्रथम तथा तृतीय हल में 


बारह मात्राएँ, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में | परि० 


पन्द्रह मात्राएँ होती हैं । 
न॑वगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌ । 


अस्मारयबृपगीतिः स्वगंकुरज़ीदृशां गीते:॥ 
(4 हज उद्गीति 
आयसिकलकद्वितय पुनरिहोद्गीतिः । 


मरा पिटिमास_% न मनन “मानक पवन सके फर इिलनब घक".पृकतरकलकबक+मम+%++म+ममन नर ससससस_स_॒_॒_॒_तर॒सरसरसरसर_सस_स_स॒_रसस_सस_सरस_स_स_स__ 5 समा जार रतन - दर दा डतातपअरूसतातभा कुकर सन 9 कस सन करना रन उुछ:१८२८८८६८८८८८८८८८८८८र प्रयास काल पाप" 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्राएँ होती हैं, द्वितीय चरण में पन्द्रह तथा चतुर्थ 
चरण में अठारह मात्राएँ होती हैं । 
उदा० नारायणस्य सन्ततमुद्गीतिः संस्मृतिभंक्‍त्या । 
अर्चायामास क्तिर्दुस्तरसंसारसागरे तरणि: ॥ 
(5) आर्यागीति 
परि० आरयाँ प्राग्दलमन्ते5धिकगुरु तादुक पराधमार्यागीतिः । 
इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्राएँ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बीस 
मात्राएँ होती हैं । 
उदा० सबधका: सुखिनो5स्मिन्नवरतममन्दरागताम रसदृश: । 
नासेवन्ते रसवन्नवरतममन्दरागतामरसदुष्य: ॥ 
शि० ४।५१ । 
नोट--यह पाँचों भेद कभी कभी गणयोजना में भी परि- 
भाषित किये जाते हैं। 
(आ) बंतालीय 
परि० षडविषमे5ष्टौ समे कलास्ताइच समे स्युर्नों 
निरन्तरा: । 
न समा5त्र पराश्चिता कला वंताछीयं«न्ते 
रलो ग्रु: ॥ 
यह चार चरण का इलोक है । इसके प्रथम 
तथा तृतीय चरण में चौदह लघु मात्राओं का 
समय लगता है, और द्वितीय तथा तृतीय 
चरण में सोलह मात्राओं का। पुनः प्रथम तथा 
तृतीय चरण में छः मात्राएं होनी चाहिए। द्वितीय 
तथा चतुर्थ चरण में आठ मात्राएँ और उसके 
पश्चात्‌ रगण (55) तथा लघु गुरु (॥$) होने 
चाहिए। आगे नियम इस बात की अपेक्षा करते 
हैं कि सम चरणों में सभी मात्राएँ हस्व या दीघ॑ 
नहीं होनी चाहिएँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक सम 
चरण की (अर्थात्‌ द्वितीय, चतुर्थ तथा छठा चरण ) 
मात्राएँ अगले चरणों (अर्थात्‌ तृतीय, पंचम और 
सप्तम) से संयुक्त नहीं होती 'बाहिए । 
उद्दा० कुशल खल तुम्यमेव तद्‌ 
वचन कृष्ण यदभ्यधामहम्‌ । 
उपदैशपरा: परेष्वषि 
स्वविनाशाभिमुखेषु साघवं:॥ शि० १६।४१। 
(इ) औपस्छन्दरसिक 
परयन्ते यौ तथेव शेषमोपच्छस्दशिक सुधीभिरक्‍्तम्‌ । 
यह वेतालीय के समान ही है । इसमें प्रत्यक 
ऋरण के अन्त में ररण और छ, ग के स्थान में 
रगण और यगण होने घाहिएँ। दूसरे शब्दों में 
यह बेतालीय ही है, इसमें केबल प्रत्येक चरण के 
अन्त में गुरु जीड़ा हुआ हूँ । 


( ११९८ ) 


उदा० वपुषां परमेण भूधराणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेदे। हरण के रूप में, यदि नवाँ तथा बारहवाँ वर्ण लघु 
मृगमाशु विलोकयांचकार स्थिरदंष्ट्रोग्र मुख है, ओर पन्द्रहवाँ तथा सोलह॒वाँ दीर्घ है, शेष वर्ण 
महेन्द्रसून: ॥। ऐच्छिक हैं, तो वह वृत्त बानवासिका कहलाता 
कि० १३।१ । हैं। यदि पाँचवाँ, आठवाँ तथा नवाँ हस्व हैं 
इसी प्रकार इसी सर्ग के अगले बावन इलोकों और पन्द्रहवाँ तथा सोलहवाँ दीघं हैं तो वह वृत्त 
में। दे० शि० २० भी । चित्रा कहछाता हें। यदि पाँचवाँ और आठवाँ 
यह बात ध्यान में रखने की हे कि वियोगिनी वर्ण हस्व हैं, नवाँ, दसवाँ, पन्द्रहवाँ और सोलहवाँ 
या सूदरी तथा अपरवकत्र, वंतालीय की ही विशेष- दीघ॑ है तो वह उपचित्रा कहलाता हैं। यदि 
ताएँ है, और पृष्पिताग्रा तथा मालभारिणी, औप- पाँचवाँ, आठवाँ और बारहवाँ हस्व हैं, पन्द्रहवां 
च्छन्द्सिक की । छन्द:शास्त्री वत्तों की इन दोनों तथा सोलहवाँ दीघं हैं, तथा शष अनिश्चित हैं, तो 
श्रेणियों का प्रतिपादन गणयोजना तथा मात्रा वह बविइलोक कहलाता हैं। कभी कभी एक ही 
योजना दोनों स्थानों पर करते हैं। इसीलिए यह इलोक में इन वृत्तों के दो या दो से अधिक भेद 
यहाँ भी दर्शाये गये हें और अनुभाग (ग) में भी । मिला दिये जाते हैं, उस अवस्था में हम उसे पादा- 
(ई) सात्रासमक कुलक वृत्त कहते हैं, उसमें कोई विशेष प्रतिबंध 
मात्रासमक वृत्त में चार चरण होते हैं, और भी नहीं रहता हैँ, केवल प्रत्येक चरण में सोलह 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ। इसके अत्यन्त मात्राओं का होना आवश्यक हें । 
सामान्य प्रकार में नवाँ वर्ण लघु और अन्तिम वर्ण | डबा० मृढ जहीहि घ नागमतृष्णां 
दीघे होता है। इसकी परिभाषा की हैं:-- मात्रा- कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ ॥। 
समक नवमो त्गान्त्य: । यल्लभसे निजकम्मोंपात्त 
परन्तु मात्राओं के ह्स्व या दीघ होने के वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥| 


कारण हस वृत्त के अनेक भेद हो जाते हैं। उदा- मोह० १ 


आयंभट्ट --एक प्रसिद्ध ज्योतिविद, जन्तकाल ४७६ ई० । 
उदज्भूद--अलंकारशास्त्र का एक प्राचीन लेखक। यह 
काइमीर के राजा जयापीड की राज्यसभा का मृझ्य 
पंडित था। इसका काल ७७९ से ८१३ ई० तक हूं । 
कम्यट--पतंजलिकृत महाभाष्य पर भाष्यप्रदीप नामक 
टीका का रचयिता। डाक्टर बुह्नर के मतानुसार 
यह तेरहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था । 
कल्हूण --राजतरंगिणी नामक राजाओं के इतिहास की 
प्रसिद्ध पुस्तक का रचयिता । यह काइमीर के राजा 
जयसिह का, जिसने ११२९ से ११५० ई० तक राज्य 
कियां, समकालीन था । 


कालिदास--अभिज्ञान शाकुन्तलू, विक्रमोव॑शीय, मालवि- 
कार्निमित्र, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत ओर ऋतु- 
संहार का रचयिता। इसके अतिरिक्त 'नलोदय' 
तथा अन्य कई छोटे-छोटे काव्यों के रचयिता। 


कालिदास का सबसे पहला अधिकृत उल्लेख हमें 


६२४ ६० (तदनुसार ५५६ शाके) के शिलालेख में 
मिलता हे । इसमें कालिदास और भारवि दोनों 
को प्रसिद्ध कवि बतलाया गया हैँ । इलोक यह हैं :-- 

येनायोजि न वेश्म, 

स्थिरमर्थविधौ विवेकना जिनवेद्म । 

स विजयतां रविकौर्ति: 

कविताश्रितकालिदास भा रविकी ति: ॥। 

हर्षचरित के आरंभ में बाण ने कालिदास का 
उल्लेख किया हू । इससे प्रतीत होता है कि कालि- 
दास बाण से पहले अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
से पहले हुआ था । परन्तु सातवीं शताब्दी से कितना 
पूर्व--इस बात का अभी तक पता नहीं रूग सका । 
मेघदूत के चोदहवें इलोक की व्याख्या करते हुए 
मल्लिनाथ ने निचुल ओर दिकनाग को कालिदास 
का समकालीन बताया है । यदि मल्लिनाथ के इस 
सुझाव को जिसकी सत्यता में पूरा-पूरा सन्देह हैं, 
सही मान लिया जाय तो हमारा कवि कालिदास 
अवदय ही छठी शताब्दी के मध्य में रहा होगा । 
यही काल दिड्डनाग का माना जाता हैं । 

एक बात और हैँ, यदि इसका ठीक निर्णय हो 
जाय तो कवि के जन्मकाल का सही ज्ञान हो जाय । 
यह बात हू कालिदास द्वारा अपने अभिभावक के रूप 
में विक्रम का उल्लेख । यह कौन सा विक्रम हूं, इस 


परिशिष्ट २ 
संस्कृत के प्रसिद्ध लेखकों का काल आदि 


बात का अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हो पाया हैं । 
प्रचलित परंपरा के अनुसार वह ॒ विक्रम संवत्‌ का जो 
ईसा से ५६ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ, प्रवर्तक था। 
यदि: इस विचार को सही समझा जाय तो कालिदास 
निश्चय ही ईसा से पूर्व पहली शताब्दी में हुआ होगा । 
परन्तु कुछ विद्वान अभी इस परिणाम पर पहुंचे हें 
कि जिसे हम विक्रम संवत्‌ (ईसा से ५६ वर्ष पृ) 
कहते हैँ वह कोरूर के महायद्ध के काल के आधार 
पर बना हे। इस युद्ध में विक्रमने ५४४ ई० में 
म्लेच्छों को पराजित किया था। और उस समय 
६०० वर्ष पीछ ले जाकर (अर्थात्‌ ईसा से ५६ वर्ष 
पूर्व ) इसका नामकरण किया। यदि यह मत यथाथ॑ 
मान लिया जाय--विद्वानू लोग अभी इस बात पर 
एकमत दिखाई नहीं देते--तो कालिदास छठी 
शताब्दी में हुए हें। अभी इस प्रश्न का प्रा समा- 
घान नहीं हो सका हू । 


क्षेमेल्द्र --काइमीर का एक प्रसिद्ध कवि, समयमात॒का 


तथा कई अन्य पुस्तकों का रचयिता । यह ग्यारहवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ । 


जगद्धर -एक प्रसिद्ध टीकाकार। इसने मालतीमाधव 


और वेणीसंहार पर टीकाएँ लिखीं। यह चौदहवीं 
शताब्दी के बाद हुआ । 


जगन्नाथ पंडित --एक प्रसिद्ध आधनिक लेखक। उसका 


प्रसिद्ध प्रन्थ रसगंगाधर दे जिसमें 'काठय” विषय का 
विवेचन हैं। उसकी अन्य क्षृतियाँ हैं--भामिनी- 
विलास, पाँच लहरियाँ (गंगा, पीयूष, सुधा, अमृत,--- 
और करुणा) तथा कुछ अन्य छोटी रचनाएँ। ऐसा 
माना जाता हूँ कि यह दिल्ली के सम्राट शाहजहाँ के 
काल में हुआ । इसने जहांगीर के राज्य के अन्तिम 
दिन तथा १६५८ ई० में दारा का अस्थायी राज्य- 
सिहासनारोहण देखा होगा । अत: इसका जन्म--और 
कुछ नहीं तो काय॑ काल तो अवश्य--१६२० तथा 
१६६० ई० के बीच में रहा होगा। 


जयदेव--गीतगोविन्द नामक ललित गीतिकाब्य का प्रणेता । 


यह बंगाल के वीरभूमि ज़िले के किदुविल्व नामक 
गाँव का निवासी था। कहा जाता हैँ कि यह राजा 
लक्ष्मणसेन के काल में हुआ जिसकी एकात्मता 
डाक्टर बुह्नर ने बंगाल के वेद्य राजा से की हैं। इसका 
शिलालेख विक्रम संवत्‌ ११७३ अर्थात्‌ १११६ ई० 


( १२०० ) 


का मिलता है । अत: यह कवि बारहवीं शताब्दी में 

हुआ होगा। 

>यह दशकुमा रचरित और काव्यादर्श का रचयिता 

हू छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। माधवाचार्य 
के मतानसार यह बाण का समकालीन था । 

पतंजलि -- महाभाष्य का प्रसिद्ध लेखक | कहते हैं कि यह 
ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व हुआ । 

नारायण -- ( भट्टनारायण ) - वेणीसंहार का रचयिता । यह 
नवीं शताब्दी से पूव ही हुआ होगा, क्योंकि इसकी 
रचना का उल्लेख आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक 
में बहुत बार किया हें। यह कवि अवन्तिवर्मा के 
राज्यकाल ८५५--८८४ ई० (राजतरंगिणी ५॥३४) 
में हुभा । 


बाण-- हर्ष चरित, कादंबरी और चंडिकाशतक का विख्यात 
प्रणेता। पाघंतीपरिणय और रत्नावली भी इसी की 
रचना मानी जाती हैं। इसका कार निविवाद रूप 
से इसके अभिभावक कान्यकुब्ज के राजा श्री हृषवध न 
द्वारा निश्चित किया गया हूं। जिस समय ह्यून 
त्सांग ने समस्त भारत में भ्रमण किया उस समय 
हर्षवर्धन ने ६२९ से ६४५ ई० तक राज्य किया । 
इसलिए बाण भा तो छठी शताब्दी के उत्तराधे में 
हुआ या सातवीं शताब्दी के पूर्वाधं में। बाण का 
काल कई और लेखकों के कार का -न्यनातिन्य न 
उनका जिनका कि बाण ने हषं॑चरित की प्रस्तावना 
में उल्लेख किया हूँ -परिचायक हूं । 


बिल्हुण--महाकाव्य विक्रमांकदेवर्चारेत तथा चोरपंचाशिका 
का रचयिता । यह ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराधे 
में हुआ । 

भट्दि -यह श्रीस्वामी का पुत्र था। राजा श्रीधरसेन या 
उसके पुत्र नरैन्द्र के राज्यकाल में श्रीस्वामी वल्लभी 
में रहा । लेसन के मतानुसार श्रीधर का राज्यकाल 
५३० से ५४५ ई० तक था । 

भर्तेहरि --शतकत्रय और वाक्यपदीय का रचयिता । तेलूंग 
महाशय के मतानूसार यह ईस्वी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के अन्तिम काल में अथवा दूसरी शताब्दी के 
आरम्भ में हुआ। परंपरा के अनुसार भर, 
विक्रमराजा का भाई था। और यदि हम इस 
को वही मानें जिसने ५४४ ई० में म्लेच्छों को पराजित 
किया था, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भर्तहरि 
छठी शताब्दी के उत्तराध में हुआ । 

भवभति--महावी रचरित, मालतीमाधव और उत्तरराम- 
जरित का रचयिता । यह विदर्भ का निवासी 
था, ओर कान्यकुब्ज के राजा के दरबार 
में रहता था। काइमीर के राजा ललितादित्य 
(६९३ से ७२९ ई०) ने इसे परास्त किया था। 


अतः भवभूति सातवीं शतान्दी के अन्त में हुआ। 

बाण ने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया, अतः यह 

काल सुसंगत हें। कालिदास और भवभूति की 

समकाछीनता के उपाख्यान निरे उपाख्यान होने के 

कारण स्वीकाय नहीं ह । 

भारवि--किरातार्जनीय काव्य का रचयिता। ६३४ ई० 
के एक शिलालेख में इसका उल्लेख कालिदास के 
साथ किया गया है । देखो कालिदास । 

भास--बाण और कालिदास ने इसे अपना पूृव॑वर्ती बताया 
हूँ अतः यह सातवीं शताब्दी से पृव ही हुआ। 

सम्सट -काव्य प्रकाश का रचयिता। यह १२९४ ई० 
से पूर्व ही हुआ ह क्योंकि १२९४ ई० में तो जयन्त 
ने काव्यप्रकाश पर 'जयन्ती नामक टीका लिखी हु । 


मयर--यह बाण का श्वसुर था। इसने अपने कुष्ठ से 
मुक्ति पाने के लिए सुयशतक कौ रचना को। यह 
बाण का समकालीन था 

मरारि - अनघेंराघव नाटक का रचयिता। रत्नाकर 
कवि ने (जो नवीं शताब्दी में हुआ) अपने हरविजय 
३८।६७ में इसका उल्लेख किया हैं। अतः इसे नवीं 
शताब्दी से पूष का ही समझना चाहिए । 

रत्याकर--हरविजय नामक महाकाव्य का रचयिता 
अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई० तक) इस कवि के 
आश्रयदाता थे । 

राजशंखर -- बालरामायण, बालभारत और बविद्धशाल- 

भंजिका का रचयिता । यह भवभूति के पश्चात्‌ दसवीं 

शताब्दी के अन्त से पृव हुआ, अर्थात्‌ यह सातवीं 

शताब्दी के अन्त और दसवीं शताब्दी के मध्य में 

हुआ । 


वराहुमिहिर --एक प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌, बृहत्संहितानामक 
पुस्तक का रचयिता । 

विक्रम--देखो कालिदास । 

विशाखदतस मद्राराक्ष का रचयिता । इस नाटक की 
रचना का काल तेलंग महाशय के अनसार सातवीं या 
आठवीं शताब्दी माना जाता ह । 

शंकर--वेदान्त दशन का प्रसिद्ध आचाये, तथा शारीरक 

भाष्य का प्रणता । इसके अतिरिक्त वेदान्त विषय 

पर इसको अनेक रचनाएँ हेँं। कहते हें कि यह 

७८८ ई० में उत्पन्न हुआ और ३२ वर्ष की थोड़ी 

आय में ही ८२० ई० में परलोकवासी हुआ | परन्तु 

कुछ विद्वान लोगों (तलंग महाशय तथा डाक्टर 

भंडारकर आदि ) ने यह दशाने का प्रयत्न किया हूं 

कि यह छठी या सातवीं शताब्दी में हुआ होगा। 

मद्राराक्षस को प्रस्तावना देखिये । 

श्रीहष --> यह नेषधचरित का प्रसिद्ध रचयिता हूँ। इसके 
अतिरिक्त इसकी अन्य आठ दस रचनाएँ भी मिलती 


( १२०१ ) 


है । इसे प्राथ: बारहवीं शताब्दी के उत्तराघं में हुआ | सुबन्ध वासवदत्ता का रचयिता । इसका उल्लेख बाण 


मानते हैं । विल्सन कहता ह कि १२१३ ई० में अपने ने किया ह । अत: यह सातवीं शताब्दी के बाद का 
पिता कलश के ,परचात्‌ श्रीहरष राजगद्दी पर बेठा । नहीं । इसने धमकीति द्वारा लिखित बौद्धसंगति 
अत: रत्नावली नाटिका जो इस राजा द्वारा लिखित |. नामक एक रचना का उल्लेख किया हू । यह पुस्तक 
मानी जाती हूँ अवश्य अपने राज्य काल के अस्त में छठी शताब्दी म॑ लिखी गई थी । 

१११३ से ११२५ के मध्य लिखी गई होगी। परन्तु | हुए - बाण का अभिभावक। ऐसा समझा जाता हूँ कि 
'रत्नावली' को इसके पू्व का ही मानना पड़ेगा क्योंकि रत्नावली नाटक बाण ने लिखा और अपने अभि- 
दशरूपम इसके अनेक उद्धरण उपलब्ध हे। और भावक के नाम से प्रकाशित कराया । 


दशरूप दशवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रचा गया । 


अंग--गंगा के दक्षिणी तट पर स्थितः एक महत्त्वपूर्ण 
राज्य । इसकी राजधानी चंपा थी, जो अंगपुरी भी 
कहलाता था। यह नगर शिलाद्वीप के परिचम में 
ल्गभग २४ मील की दूरी पर विद्यमान था। इसी 
लिए यह या तो कतमान भागलपुर था, अथवा उसके 
कहीं अत्यंत निकट स्थित था । 

अंधक्र--एक देश और उसके अधिवासियों का नाम। यह 
वर्तमान तेलंगण ही माना जाता हें । गोदावरी का 
महाना अंध्रोंके अधिकार म॑ था। परन्तु इसकी 
सीमाएँ संभवतः पश्चिम में घाठ, उत्तर में गोदावरी 


तथा दक्षिण में कृष्णा नदी थी । कलिंग देश इसकी 
एक सीमा था (देखो दश० ७ वाँ उल्लास ) । इसकी 
राजघानी अंप्रनगर संभवतः प्राचीन वेंगी या 
वेगी थी । 

अवंति--नमंदा नदी के उत्तर में स्थित एक देंश। इसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी जिसे अवंतिपुरी या अवंति 
और विद्ञाला (मेघ० ३०) भी कहते थे। यह शिप्रा 
नदी के तट पर स्थित थी । मालवा देश का पश्चिमी 
भाग हैं । महाभारत काल में यह देश दक्षिण में 
नमंदातट तक तथा पश्चिम मे मही के तठों तक 
फेला हुआ था । अवंति के उत्तर में एक दूसरा राज्य 
था जिसकी राजधानी चमंण्बती नदी के ' तठ पर 
स्थित दसपुर थी, यह ही वर्तमान धौलपुर प्रतीत होता 
है । यह रन्तिदेव की राजधानी थी । 

अम्मक--त्रावणको र का पुराना नाम । 

आनतं--देखो सौराष्ट । 

इन्द्रप्रस्थ-- (हरिप्रस्थ या शक्रप्रस्थ भी कहलाता है) इसी 
नगर की वर्तेमान दिल्‍ली से एकरूपता मानी जाती 
है । यह नगर यमना के बाई ओर बसा हुआ था 
जब कि बतेमान दिल्‍ली दाईं ओर स्थित हैं । 

उत्कल या ओड--एक देश का नाम । कतमान उड़ीसा जो 
ताम्नलिप्त के दक्षिण में स्थित हैं और कपिशा नदी 
तक फला हुआ हं-तु० रघ्‌ ४॥३८ । इस प्रांत के 
मख्य नगर कटक और पुरी हूँ जहाँ कि जगन्नाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । 

कनखल - हरद्वार के निकट एक ग्राम का नाम है । यह 
दंवालिक पड़ाड़ी के दक्षिणी भाग पर गंगा के किनारे 
बसा हुआ है । वहाँ के आसपास का पहाड़ भी कन- 
खल कहलाता हूं । 

कपिज्ञा दे० 'सुद्दा' के अन्तगंत । 


परिशिष्ट ३ 
प्राचीन भारतवधे के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक नाम 


कॉलिग--एक देश का नाम जो उडीसा के दक्षिण में स्थित 
है और गोदावरी के मुहाने तक फैला हुआ हैं । ब्रिदि- 
दशकाल की उत्तरी सरकार से इसकी एकरूपता 
स्थापुत की जाती हं। इसकी राजघानी कलिंग 
नगर प्राचीन काल में समद्रतट से ( तु० दश० ७ वाँ 
उल्लास ) कुछ दूरी पर संभवत: 'राजमहेन्द्री में थी । 
दे० अंध्र भी । 

कांची --दे० 'द्रविड'” के अन्तगंत । 

कामरूप--एक महत्त्वपूर्ण राज्य जो करतोया या सदानीरा 
के तट से लेकर आसाम की सीमा तक फला हुआ हूं । 
यह उत्तर में हिमालय पर्वत तक तथा पूर्व में चीन 
की सीमा तक फला हुआ होगा, क्योंकि यहाँ के राजा 
ने किरात और चीन की सेना के साथ दुर्योधन की 
सहायता की थी । इस राज्य की प्रावीन राजधानी 
लोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर प्राग्ज्योतिष 
थी। तु० रघ० ४॥८१। 

कांबोज -- एक देश और उसके अधिवा सियों का नाम । 


यह हिन्दुकुश पहाड़ के उस प्रदेश पर रहते होंगे जहाँ 
यह बलख से गिलगित को पक्ष करता है, तथा 


तिब्बत और लद्दाख तक फैला हु ह। यह प्रदेश 
घोड़ों के कारण प्रसिद्ध !हैं। यहाँचैर बकरी आदि 
जानवरों की ऊन से शाल भी बनाये जाते थं। इसके 


अतिरिक्त यहाँ अखरोट के वक्ष बहुत पाये जाते हे । 
तु० रघ० ४॥९९ । 

कंतल--चोल देश के उत्तर में स्थित एक देश । एसा 
प्रतीत होता ह कि कुरुगदे के दक्षिण में कल्याण या 
कोलियन दुर्ग इस प्रदेश को राजघानी थी। यह देश 
हैदराबाद के दक्षिण-पश्चिमी भाग का प्रतिनिधित्व 
करता है । 

कुरुक्षेत्र-- दिल्‍ली के निकट एक विस्तृत प्रदेश। यहीं 
कौरव और पांडवों के मध्य महासंग्राम हुआ था। 
यह थानेश्वर के दक्षिण में इसी नाम के पवित्र सरोवर 
के मिकट एक प्रदेश ह जो सरस्वती के दक्षिण से लेकर 
दूषद्वती के उत्तर तक फेला हुआ हूं । कभी कभी इस 
स्थान को 'समंतपंचक' नाम से पुकारते हैं जिसका 
अर्थ ह परशुराम द्वारा वध किय गए फ क्षत्रियों के रक्त 
के पाँच पोखर । 

कुलत -- एक देश का नाम--क्तमान कुल्ल प्रदेश। यह 
प्रदेश जलधर दोआब से उत्तरपृ्व की ओर शतद्र 
(सतलज ) नदी के दाई ओर स्थित हू । 


( १२०३ ) 


कुशावंती या कुशस्थली --यह दक्षिणकोशल प्रदेश की राज- 
घानी हू और बिध्यपर्वत की संकीर्ण घाटी में स्थित 
है। यह नम॑ंदा के उत्तर में परन्तु बिध्यपवंत के 
दक्षिण में हीगा। संभवतः यह वही स्थान हे जिसे 
बंदेलखंड में हम रामनगर कहते हें । राजशेंखर इस 
कुशस्थली के स्वामी को मध्यदेशनरेन्द्र अर्थात्‌ मध्यभूमि 
या &देलखंड का राजा कहते हैं । 

केकय--[सधदेश की सीमा बनाने वाला केकय एक देश 
का नाम है । 


केरल--कावेरी के उत्तरी सम॒द्र तथा परिचमी घाट की 
मध्यवर्ती भूमि की लंबी पट्टी । इस प्रदेश की मुख्य 
नदियाँ हूँ नेत्रवती, सरावती तथा कालीनदी | यह काली 
नदी ही मरा नदी समझी जाती हूँ । इसका उल्लेख 
रघु० ४॥५५ तथा उत्तर० ३ में किया गया हूं, यही 
केरलप्रदेश की मुख्य नदी ह। केरल प्रदेश वर्तमान 
कानडा प्रदेश हे जिसके साथ संभवतः मलाबार भी 
जुड़ा हुआ ह और कावेरी से परे तक फला हुआ हैं । 

कोद्वल -- एक प्रदेश का नाम जो रासायण के अनूसार 
सरय नदी के तटों के साथ साथ बसा हआ है । इसके 
दो भाग हं--उत्तर कीशल और दक्षिण कोशल । 
उत्तर कोशल का नाम “गन्द' हँ और यह अयोध्या के 
उत्तरी प्रदेश को प्रकट करता है जिसमें गन्द तथा 
बहरायच सम्मिलित हें। अज, तथा दशरथ आदि 
राजाओं ने इसी प्रान्त पर राज्य किया । राम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र कुश ने तो बिध्यपवंत की 
संकीर्ण घाटी में स्थित दक्षिणी कोशलू की कुशावती 
राजधानी में राज्य किया, और लव ने उत्तरी कोशलू 
में स्थित श्रावस्ती में रहकर राज्य किया । 


कौशांदो --वत्स देश की राजधानी का नाम हे । यह 
नगर इलाहाबाद से लगभग तीस मील की दूरी पर 
वर्तमान कोसम के निकट स्थित था | 

कौशिको--एक नदी (कुसी) का नाम जो उत्तरी भागल 
पुर तथा पश्चिमी पूणिया से होती हुई दरभंगा के 
पूत्०ष में बहती हे । इस नदी के तटों के निकट 
ऋष्यशूंग ऋषि का आश्रम था । 


गोड बज देश की कंह्हल्टू॥ (पुंडे मूलरूप से “पुरी के 


चेदि -एक देश और उसके अधिवासियों का नाम । 
चेदियों को दाहल और त्रपुर भी कहते हें। यह 
लोग नमंदा के उत्तरी तट पर बसे हुए थे, यह वही 
लोग थे जिन्हें हम दश्चाण कहते हें। एक समय 
इनकी राजधानी त्रिपुरी थी । कुछ लोग ऐसा मानते 
है कि यह लोग मध्यभारत के वतंमान बन्देल खण्ड 
में रहते थे, कुछ लोग यह समझते हे कि इनका देश 
वर्तमान चन्दर्सिल था । जबलपुर से नीचे भेरा घर 


के आसपास बिध्य और रिक्ष पव॑ंतों के मध्य में 
नमंदा के किनारे पर स्थित माहिष्मती नगरी में 
हहय या कलचुरी लोग राज्य करते थे । 

चोल - एक देश का नाम जो कावेरी के तट पर बसा 
हुआ ह यह मसर प्रदेश का दक्षिणी भाग है । यह 
प्रदेश कावेरी के परे हें। पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने इस 
नदी को पार करके इस देश पर आक्रमण किया था । 
यही देश बाद में कर्णाटक कहलाने लगा । 

जनस्थान-- (मानव वसति) यह दण्डक के महावन का 
एक भाग है । और प्रस्रवण नामक पर्वत के निकट 
स्थित है । प्रसिद्ध पंचवटी (स्थानीय परम्परा के 
अनसार इसी नाम का एक रथान जो वतमान नासिक 
से लगभग दो मील दूर है) का स्थान इसी प्रदेश 
वियमान हे । _. 

जालन्धर-- वर्तमान जलन्धर दोआब । शतद्र और विपाशा 
(सतलज और व्यास) से सिचित प्रदेश । 


ताम्रपर्णो-- मलय पव॑त से निकलने वाली एक नदी का 
नाम । यह वही नदी प्रतीत होती हे जिसे आजकल 
तांब्रवारी कहते हें, जो परिचमी घाट के पूर्वी ढलान 
से निकलकर तिन्नेवली जिले में से होती हुई मनार 
को खाड़ी में गिर जाती हूं, तु० रघ० ४॥४९-५० 
और बा० रा० १०५६ । 

ताम्नलिप्त--दे ० 'सुह्य के अन्तमगंत । 

त्रिगत्त - प्राचीन काल का एक अत्यन्त जलहीन मर प्रदेश । 
यह सतलज का पृव॑वर्ती मरुस्थलक था। सरस्वती 
और सतलज का मध्यवर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित 
था। उत्तर में लघ्याना और पटियांला हैँ तथा मरु- 
स्थल का कुछ भाग दक्षिण में है । 

त्रिपुर-री--चेदि देश की राजधानी “चन्द्रदुहिता अर्थात्‌ 
नमेंदा की तरंगों से शब्दायमान' अतएव इस नदी के 
किनारे स्थित । जबलपुर से ६ मील की दूरी पर 
स्थित वर्तमान तिवर को ही त्रिपुर माना जाता हूं । 


दशपुर--दे० “अर्वन्ति' के अन्तर्गत । 

दशशाणं--एक देश का नाम जिसमें से दशाणं (दसन ) 
नाम की नदी बहती हे । यह मालवा का पूर्वी भाग 
था। इसकी राजधानी विदिशा नगरी थी जिसे 
वतंमान भिलसा माना जाता हे । यह वेत्रवती या 
बेतवा नदी के तट पर स्थित है, त॒० मेघ० २४२५, 
और कादंबरी । कालिदास ने भी विदिशा नाम की 
एक नदी का उल्लेख किया हैँ जो संभवत: वही हे 
जिसे हम आजकल ब्यास कहते हैँ तथा जो बेतवा में 
मिल जाती है । 

द्रविड-- कृष्ण और पोलर नदियों के मध्यवर्ती जंगली 
भाग के दक्षिण में स्थित कोरोमंडल का समस्त 
समद्रीतट इसमें सम्मिलित हे । परन्तु यदि सीमित 


गज, 


ह जज 


रूप से देखें तो यह प्रदेश कावेरी से परे नहीं फैला 
हं। इंसकी राजधानी कांची थी जिसे आजकल 
कांजीवरम कहते हँ और जो मद्रास के ४२ मील 
दक्षिण-पश्चिम में वेगवती नदी के किनारे स्थित हैं । 

द्वारका--दे ० 'सौराष्ट्र के अन्तगंत । 

निषध -- एक देश का नाम जहाँ नल का राज्य था। इस 
की राजधानी अलका थी जो अलकनन्दा नदी के 
तट पर स्थित हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी 
भारत का वतंमान कुमाय प्रदेश इसका एक भाग 
था। यह एक वर्षपवत का नाम भी हूं । 

पंचवटी-- दे ० 'जनस्थान' के अन्तगंत । 

पंचाल एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाम। राजशंखर के 
अनसार (बा० रा० १०।८६) यह प्रदेश गंगा यम॒ना 
का मध्यवर्ती भाग था, इसोलिए यह गंगा दोआब 
कहलाता था। द्व॒पद के काल म॑ यह प्रदेश चर्मण्वती 
(चंबल) के तट से लेकर उत्तर में मंग्राद्दर तक 
फंला हुआ था । भागी रथी का उत्तरीभाग उत्तर- 
पंचाल कहलाता था । ओर इसकी राजघानी अहि- 
च्छत्र थी। इस प्रदेश-का दक्षिणीभाग 'दक्षिणपंचाल 

कहलाता था जो द्र॒पद की मृत्य के पश्चात्‌ हस्तिनापुर 

की राजधानी में विलीन हो गया । 

पह्मपुर--भवभूति कवि को जन्मभूमि । यह नगर नागपुर 
जिले में चन्द्रपुर (वर्तमान चाँदा) के निकट कहीं पर 
बसा हुआ था । 

पद्मावतो - मालवाप्रदेश में सिन्ध नदी के तट पर स्थित 
वर्तमान नरवाड़ से इसकी एकरूपता मानी जाती 
है । इसके आस-पास और दूसरी नदियाँ पारा या 
पावंती, लण, और मघृवर हूँ जिनका भवभूति ने पारा 
लावणी और मघमती के नाम से उल्लेख किया ह यह 
नगर के आसपास बहने वाली नदियाँ हं। भवभति 
के मालतोमाघव का वणित दश्य यह नगर हूँ । 


पंपा -एक प्रसिद्ध सरोवर का नाम जो आजकल पेन्नसिर 
कहलाता हे। इसके निकट ही ऋष्यमक पवंत 
विद्यमान है। इस नाप की नदी सरोवर से निकली 
हैं; विशेषकर इसका उत्तरीभाग चन्द्रदुर्ग के मध्यवर्ती 
शिलासरोवर से निकला ह। यही संभवत: मल पंपा 
था, और चन्द्रदुग ही ऋष्यमक पंत । बाद में यह 
नाम इस सरोवर से नदी म॑ परिवर्तित हो गया जो 
इससे निकली । 

पाटलिपुत्र - गंगा और शोण नदी के संगम पर स्थित 
उत्तरी बिहार या मगघ म॑ एक महत्त्वपूर्ण नगर । यह 
कुसुमपुर या “पुष्पपुर भी कहलाता था। सस्कृत के 
लौकिक साहित्य मे इस नाम का उल्लेख मिलता हूँ । कहते 
हैं कि लगभग अठारहवीं शताब्दी के मध्य मं यह नगर 


एक नदी की बाढ़ की चपेट म॑ आकर नष्ट हो गया । 


पॉड्य - भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित एक देश जो 
चोलदेश के दक्षिणपश्चिम में विद्यमान हूँ । मलयपवत 
और तांम्रपर्णी नदी का स्थान निविवाद रूप से 
निशचत हो चुका हूँ, तु० बा० रा० २।३१। इस 
प्रदेश की वर्तमान तिन्नवली से एकरूपता स्थापित की 
जा सकती हे । रामेह्वर का पावनद्वीप इसी राज्य 
के अन्तगंत हूँ । कालिदास ने पांडयदेश की राजधानी 
का नाम 'ताग-नगर' बताया हू जो संभवत: मद्रास से 
१६० मील दक्षिण में वतमान 'नागरपत्तन' ही हूँ, तु० 
रघु० ६॥५९-६४ । 

पारधीक - पशिया देश के रहने वाले लोग । संभवतः यह 
शब्द उन जातियों के लिए भी व्यवहार मे आता था 
जो भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा में सीमावर्ती 
ज़िलों में रहते हे । इनके देश से “वनायुदेश्य' नाम 
से घोड़ों के आने का उल्लेख मिलता हूं । 


पारियात्र--भारत को एक मख्य पव॑त प्यृंखला । संभवत 
यह वही ह जिसे हम शिवालिक पहाड़ कहते हूँ और 
जो हिमालय के समानान्‍्तर उत्तर पूर्व में गंगा के 
दोआब को रक्षा करता हू । 

प्रतिष्ठान पुरूरवस की राजधानी । पुरूरवा एक प्राचीन 
काल का चन्द्रवशी राजा था । यह स्थान प्रयाग या 
इलाहाबाद के समने स्थित था । हरिवंश पुराण में 
बताया गया हू कि यह स्थान प्रयाग के ज़िले में गंगा 
नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ था। कालिदास 
ने इसे गंगा यमना के संगम पर स्थित बतलाया 
है । तु० विक्रम० २ । 

मगध दक्षिणी बिहार या मगध का देश । इसकी पुरानी 
राजधानी ग्रिरिन्नज (या राजगृह ) थी । इसमें पाँच 
पर्वंत- विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयमिरि, शोणगिरि 
और वभार (व्याहार) गिरि सम्मिलित थे । इसकी 
दूसरी राजघानी पाटलिपुत्र थी। परवर्ती साहित्य 
में मगघ का नाम कोकट भी आया हूं । 


मत्स्य या विराट--धौलपुर के पश्चिम में स्थित देश । कहा 
जाता हूँ कि पांडव लोग दशार्ण के उत्तर में शौरसेन 
तथा रोहितक के भूभाग से होते हुए यमुना के तट 
इस प्रदेश में आये थे। विराट देश की राजधानी 
संभवत: वेराट ही थी जो आजकल जग्रपुर से ४० 
मील उत्तर में बैरात के नाम से विख्यात हूं । 

सलय भारत क़ी सात मख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से एक । 
इसकी एकरूपता संभवतः मसूर के दक्षिण म॑ फले 
हुए घाट के दक्षिणी भाग से क़ी जाती हैँ जो ट्रावन- 
कोर की पूर्वी सीमा बनाता हं। भवभूति के 
कथनानसार यह प्रदेश कावेरी से घिरा हुआ 
(महावीर० ५॥३ तथा रघ॒० ४॥४६) । कहते हें कि 
यहाँ इलायची, काली मिच, चंदन और सुपारी के 


( १२०५ ) 


वृक्ष बहुत पाये जाते हैें। रघु० ४५१ में काछिदास 
ने वतलाया हे कि मलय और ददुर यह दो पवंत 
दक्षिणी प्रदेश के दो वक्ष-स्थल हैं । अत: ददुर घाट 
का वह भाग हैँ जो मंसूर की दक्षिणपूर्वी सीमा 
बनाता है । 


महेन्द्र-भारत की सात मुख्य पर्वतश्यृंखलाओं में से एक। 


४ वतंमान महेन्द्रमाठे से इसकी एकरूपता स्थापित को 
जाती हैं जो कि महानदी की घाटी से गंजम को 
विभकत करता है। संभवतः इसमें महानदी और 
गोदावरी का मध्यवर्ती समस्त पूर्वी घाट सम्मि- 
लित था । 

सहोदय - (कान्यकुब्ज या गाधिनगर) यह वहीं प्रदेश हैं 
जो गंगा के किनारे वर्तमान कन्नौज नाम से विख्यात 
हैं । सातवीं शताब्दी में यह नगर भारत का अत्यंत 
प्रसिद्ध स्थान था। तु० बा० रा० १०।८८-८९ । 

मानस--एक सरोवर का नाम ह जो हाटक में स्थित था, 
जिसे आज कल लट्टांख कहते हैं। हाटक के उत्तर 
में उत्तरी कुरुओं का देश हैँ जिसका नाम हरिवषं हू । 
प॒वेकाल में यह सरोवर किन्नरों के आवास के रूप 
गे कवियों की उक्ति के अनुसार 


म॑ विख्यात था । 
वर्षा ऋतु के आरम्भ में हंस प्रतिवर्ष यहीं आकर 
शरण लेते थे । 

साहिष्मतो--दे० चिदि' के अन्तगंत । 

मिथिला--दे० “विदेह' के अन्तगंत । 

म्रलू--दे० 'केरल' के अन्तगंत । 

मंकल - अभरकण०्टक नाम का पववेत जहाँ से नमंदा नदी 
सिकलती हें ! 

लाट--एक देश का नाम जो नमंदा के पश्चिम में फला 
हुआ था। इसमें सभवतः ब्रोच, बड़ौदा और 
अहमदावाद सम्मिछित थे । कुछ के मतानूसार खेर 
भी इसी में सम्मिलित था । 


बंग-- (समतट ) पूर्वी बंगाल का एक नाम (उत्तरी बंगाल 
या गौड देश से बिल्कुल भिन्न हे) इसमें बंगाल का 
समद्रतट भी सम्मिलित हैं । ऐसा प्रतीत होंता हैं कि 
किसी समय तिप्पड़ा और गरो पहाड़ भी इसमें 
सम्मिलित थे । 

वलभो--दे ० 'सौराष्ट्र' के अन्तगंत । 

वाह्लीक, वाहीक पंजाब में रहने वाली जातियों का 
सामान्य नाम। इनका देश वतंमान बलख हैं। 
कहते हैं कि वे पंजाब के उस भाग में रहते थे जिसे 


के 


सिन्घ नदी तथा पंजाब को अन्य पाँच नदियाँ सींचती 


हैं, परन्तु भारत की पुण्य भूमि से यह बाहर था | यह 
के ## देश घोड़ों और हींग के कारण प्रसिद्ध ह । 
कैवेदभ - वतंमान वरार देश । प्राचीन काल में कुंतल के 
उत्तर में स्थित यह एक बड़ा राज्य था जी कृष्णा के 


तट से लेकर लगभग नमंदा के तट तक फैला हुआ 
था। विशालकाय होने के कारण इसका नाम महा- 
राष्ट्र भी था, तु०ण बा० रा० १०॥७४। कुण्डिनपुर 
जिसे विदर्भ भी कहते हैं इस देश की प्राचीन राजधानी 
, थी। इसीको संभवत: आजकल बीदर॑ कहते हैं । 

विदर्भ देश को वरदा नदी ने दो भागों में विभक्‍त 
कर दिया हूँ, उत्तरी भाग की राजघानी अमरावती 
है, तथा दक्षिणी भाग की प्रतिष्ठान । 

विदिज्ञा-दे० 'दशार्ण के अन्तगंत । 

विदेह - मगधघ के पूर्वोत्तर में विद्यमान एक देश । इसकी 
राजधानी मिथिला थी जो अब मधघृवनी के उत्तर में 
नेपाल में जनकपुर नाम से विख्यात है । प्राचीनकाल 
में विदेह .के अन्तगंत, नैपाल के एक भाग के अतिरिक्त 
वह सब स्थान जो अब सीतामढ़ी सीताकुंड अथवा 
तिरहुत के पुराने जिले का उत्तरी भाग और चम्पारन 
का उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता हूं, इसमें 
सम्मिलित थे। 

विराट--दे ० 'मत्स्य । 


वृन्दावतत--'राघा का वन आज कल मथरा से कुछ मील 
उत्तर में एक नगर के रूप में बसा हुआ स्थान। 
यह यमुना के बायें किनारे स्थित हूँ । 

शक--एक जनजाति का नाम जो भारत के उत्तर-पश्चिमी 
सीमांत पर बसी हुई थी। संस्कृत के श्रेण्य साहित्य में 
इसका उल्लेख मिलता ह । सिधियंस से इसकी एक- 
रूपता मानी जाती हूं । 

शुक्तिमत्‌ भारत की सात प्रमुख पव॑तश्यृंखलाओं में से 
एक। इसको सही स्थिति का अभी कुछ निर्णय नहीं 
हो पाया हैं, परन्तु एसा प्रतीत होता हैँ कि नंपाल के 
दक्षिण में यह हिमालय पव॑त की एक शाखा हूं । 

श्रावस्ती -- उत्तरी कोशल में स्थित एक नगर का नाम 
जहाँ, कहते हैं कि लव राज्य किया करता था (रघु० 
१५।९७ मे इसीको 'शरावती” का नाम दिया है) । 

अयोध्या के उत्तर में वतमान साहेत माहेत से इसकी 

एकरूपता मानी जाती हे । यह नगर धर्मंपत्तन या 

घमपुरी भी कहलाता था । 


सह्या -भारत की सात प्रमुख परत श्ंखछाओं में से एक । 
आज कल इसी का नाम सह्याद्रि हे । पद्िचमी घाट 
जो मलय के उत्तर में नीहुंगिरि के संगम तक फैला 
हैं, ही सद्याद्रि है । 

सिंधु -दे ० "पद्मावती" के अन्तर्गत । 

सिधुदेशः वतंमान सिंघ प्रदेश जो सिघ्‌ नदी का ऊपरी 
भाग है । 

सुह्य--एक देश का नाम जो वंग के परिचम में स्थित हूँ। 
इसको राजधानी ताम्रलिप्त (जिसे तामलिप्त, दाम- 
लिप्त, ताम्रलिप्ति तथा तमालिनी भी कहते हूँ) की 


( १२०६ ॥) 


कोसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित हूँ। इस 
कोसी का नाम ही कालिदास ने कपिशा' लिखा हू । 
प्राचीन काल में यह नगर समद्र के अधिक निकट 


एकरुपता वर्तमान तमलक से को जककी हू । तमलक | ख्रश्ण--पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर यह एक नगर 


तथा जिला था। यमना के पुराने तर के तट पर 
स्थित वतंमान संग! से इसकी एकरूपता मानी 
जातो ह । 


बसा हुआ था। यहाँ पर ही अधिकांश समुद्री | हस्तिनापुर--'हस्तिन[ नाम का भरतवंश में एक प्रतापी 


व्यापार किया जाता था । सुह्या लोगों को ही कभी 
कभी राढ के नाम से पुकारते थे, (अर्थात्‌ पश्चिमी 
बंगाल के लोग ) । 


सोराष्ट-- (आनतें) क'छ्ियाचड़ का वतंमान प्रायद्वीप। 


ट्रारका आनतेनगरी या अब्धिनगरी कहलाती थी। 
पुरानी द्वारका वतंमान द्वारका से दक्षिण पूर्व में ९५ 
मील स्थित मधुपुर नामक नगर के निकट बसी हुई 
थी । यह स्थान रवतक पवत के निकट था । एसा 
ज्ञात होता हूं कि यही वह स्थान हूं जिसे जूनागढ का 
निकटवर्ती गिरिनार पंत कहते हूँ । इस देश की 
दूसरी राजघानी वलमी प्रतीत होती हू। इस नगर के 
खंडर भावनगर सै उत्तर परिचिम में १० मील कौ दूरी 
पर बिल्‍बी नामक स्थान पर पाय गय हैं। प्रभास नामक 
प्रसिद्ध सरोवर इसी देश में समुद्रतट पर स्थित था । 


राजा था। उसने ही इस प्रसिद्ध नगर को बसाया 
था। वतंमान दिल्ली के उत्तरपूर्व में ५६ मील को 
दूरो पर यह नगर गंगा की एक पुरानी नहर के 
किनारे बसा हुआ है । 


हेमक्ट-- स्वणशिख र' पवत । यह पव्वेत उस परत श्रृंखला 


में से एक ह जो इस महाद्वीप को सात वर्षो (वर्ष 
पवत ) म॑ बांटती है । बहुधा एसा माना जाता ह कि 
यह पवत हिमालय के उत्तर म--या हिमालय और 
मेरु के बीच में स्थित ह तथा किन्नरों के प्रदेश 
(किपुरुषवष ) की सीमा बनाता हैं । तु० का० १३६। 
कालिदास इसके विषय में कहता ह--“'यह पूर्वी और 
परि्चिमी- समद्रों में इबा हुआ है और सुनहरी पानी 
का स्रोत हु दे० श० ७। 


अंदर: [ अंश--अच | विशिष्ट संगीत-ध्वनि । 

अंशकम्‌ [ अंश +प्वूल ] सूथ की दृष्टि से ग्रहों की स्थिति 
विवाह का उपयक्त रूग्न--अंशकं॑ ववाहिक छग्न 
--न० १५।८ पर नारायण । 

अंशकम [ अंशु-+-कन्‌ स्वार्थे ] नेता, दूध बिलोने की क्रिया 
म॑ प्रयक्‍त रस्सी । 

अंशदकम्‌ (नपुं०) ओस का पानी । 

अकमंन [ न० त० ] . कार्य का अभाव, अकरण - प्रति- 
षेधादकम -- मी ० सू० १०।८।१० 2. वह काय जो 
विधि से स्वीकृत न हो--अकम च दारक्रिया या 
आधानोत्तरकाले--मं ० सं० ६।८। १४ पर शा० भा० 
3. कार्य करने की उपेक्षा करना--म ०सं ० ६।३! ३ पर 
शा० भा० | 

अकलडुः (वि०) कलूंकरहित, निष्कलंक । 

अकल्पनम्‌ [ न० त० ) अनारोपण । 

अकल्माष: चौथे मन्‌ के पुत्र का नाम । 

अकाण्डताण्डवरम अवांछित हल्लागुल्ला (पांडित्य के निरर्थक 
प्रदर्शन के विषय में व्यंग्योक्ति ) । 


अकालज्ञ ( धि० ) अनपयक्त समय पर करने वाला 


-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञों मगोभवः रघु० 
१२।३३ । 

अकालिकम्‌ (अ० )अचानक--अकालिकं कुरवो नाभविष्यन्‌ 
-महा० ५।३२।२० । 


अकिल्विष (वि०) [ न० व० |] निष्पाप, तु० अकृतकिल्विष 
जिसने कोई पाप नहीं किया है । 

अकृतक (बि०) [ कृ+कक्‍्त, न० त०, स्वार्थ कन्‌ ] जो 
बनाया हुआ न हो, स्वाभाविक--न तसय स्वो भाव: 
प्रकृतिनियतत्वादकृतक:--उत्तर ० । 

अक्ृत्रिम (बि०) [ न० त० | प्राकृतिक, जो मनुष्यकृत 
नहो। 

अक्क: [ अक्‌-कन्‌ ] भंडार-गृह--अक्के चेन्मघु विन्देत 
करिमर्थ पव॑तं ब्रजत्‌ । 

अक्ता (स्त्री०) [ अज्ज्‌-+क्त ] (वेद०) रात । 

अक्लान्त ( वि० )[न० त० ] जो थका न हो । 

अक्लोबम (अ०) प्‌र्णतः, सचाई के साथ । 

अक्ष: | अश+सः | त. हिंडोले या पालकी की खिंड़को 
2. जआ खेलना । सम०--दण्ड: वह लकड़ी जिसम 
धरी लगी रहती ह,--दक्‍््कमेंन अक्षांश ज्ञान करन 
के लिए गणित की प्रक्तिया,--बिद जआ खेलने में 
निपुण,--शलाका पाँसा,-शालिन,--शालिक जूआ- 
घर का अधीक्षक । 


१५२ 


परिशिष्ट 


अक्षयनोवी (स्त्री०) स्थायी घर्मा्थ दान-निधि (ब॒०) । 

अक्षय्पभुज्‌ (पुं०) [ क्षि+यत्‌, न० त०,-+-भुज्‌-+-विवप |] 
अग्नि- प्रदहेच्च हित॑ राजन कक्षमक्षय्यभ ग्यथा-महा ० 
१२३।९।२१ । 

अक्षि (नपं०) [ अशु--विसि ] आँख । सम०- आमय: 
आँख का रोग, आँख दुःखना, -- श्रद्स (नपुं०) साँप, 
तु० नयनश्रवस,--संबित चाक्षप संज्ञान, प्रत्यक्ष 
ज्ञान, --सृत्रम आँख का रेखाज्ञानस्तर (प्रतिमाचिया 
विषयक ), -स्पन्दनम्‌ आँख का फरकना । 

अक्षौरिमम [ न० त० | वह दिन या नक्षत्र जिसे चडाकम 
संस्कार या मंडन के लिए अशभ माना गया है । 

अक्ष्णया (वेद ० अ०) टेढ़-मेढ़ें ढंग से। सम०- रज्जु: 
(स्त्री०) कर्ण रेखा, श॒०,--स्तोमीया इष्टका नामक 
यज्ञ, त० स०, श० । 

अखल: [ न० त० ] उत्तम वंघ, निद्य । 

अखिलिका (वन०) कारली नामक वनस्पति । 

अगजा [ न गच्छति इति अगः, तस्मात जायते ---अग --जन्‌ 
+ड ] पव्व॑त की पुत्री, पावंती- अगजाननपद्माक 
गजॉननमहनिरां, अनेकदं त॑ भक्तानामकदन्तमपास्महे । 
सम० -जानिः शिव । 

अगण्ड: [ न० ब० | कबन्ध जिसमें हाथ पर न हॉ-अगण्ड 
भूतो विवती दावदस्घ इव द्वम: - रा० ६६८।५ । 

अगतिः | न० त० | बरा मागे, तु० अपथ: । 

अगदः [ न० त० गदाभाव: | औषधि । 
उत्तम ओषधि । 

अगदभः [ न० त० | खच्चर । 

अगाघसत्त्व (वि०) [ न० ब० ] प्रवल आत्मशक्ति रखने 
वाला -- अगाघसतत्त्वो मगधप्रतिष्ठ:--रघ्‌ ० ६।२१ । 

अगल्मकम | अगल्मीमतं-न ० त ०] अस्तव्यस्त, विश्वृंखलित 
(सेना ) -गल्मी भूतमगूल्मकम्‌-- शुक्र ० ४॥८७० । 

अमगोत्र (वि०]) जिसका कोई स्रोत या उद्गम स्थान ने 
हो-अचदद्रश्यमग्राह्ममगोत्रम--मंड० १।१।६ । 

अग्नि: [ अज्भति -ऊष्वे गच्छति -- अद्भ --नि, डलोपश्च | 
!. आग 2. पिंगला नाडी--यत्र सोम: . सहाग्निनो 
“>-महा० १४॥२०।१०.३. आकाश --अग्निमृ घ-मुंड ० 
२।१४४। सम०-ऊक्ृतः काजू -चूड: छाल शिखा 
वाला एक जंगली पक्षी,--चणेम्‌ बारूद,--द्वारम्‌ 
घर का दरवाजा जो आग्नेय दिशा की और |,--यानम्‌ 
हवाई जहाज़ --व्योमयानंं विमान स्थादग्नियान तदेव 
हि--अ० सं०, --वेशइय: !. एक अध्यापक -महा० 
2. बाइसवाँ मुह॒तें,--सार्वाण: ऐंक मनु का नाम, 


सम ७ -- राजे: 


( १२०८ ) 


>+सनः स्कनद, तु० अग्निभू - सेनानी रग्निभूगह 
--अम०,-जहोत्रो (स्त्री०) अगिहोत्र के लिए उप- 
यक्‍त गाय--तामम्निहोत्रीमृषणोी जगृहुब्रेह्वादिन 
+भाग ० <।८।२॥। 

अग्न्या तित्तिर नाम का पक्षी । 

अग्रः | अडग -- रक, ड्लोप: | पहाड़ की नोक या अगला 
भाग--अग्रसानतृषु नितानतपिशजड्:- --कि० ९।७, अग्रम 
समय का प्व॑वर्ती भाग - नवेह किचनाग्र आसीत 
+5ब॒० १।२।१। सम०- आसनम्‌ सम्मान का प्रथम 
पद,--उत्सगं: वस्तु का पहला अंश छोड़ कर उसे 


ग्रहण करना,-- देवी पटरानी, अग्रमहिषी,--धान्यस्‌ 


अनाज, गल्‍लला,--'निरूपणम, भविष्य कथन, भविष्य 
वाणी करना, एर्ण निर्णय,--प्रदायिन जो सबसे पहले 
देता ह-तैषामग्रप्रदायी स्था: कल्पोत्थायी प्रियंवद 
>-महा० ५।१३५।३५,-भावः प्ववर्तिता,--वकत्रम्‌ 
शल्योपयोगी उपकरण,--हारः ब्राह्मणों की बस्ती 
जिसके एक ओर शिव का तथा दूसरी ओर विष्ण का 
मन्दिर हो, हरेः अयं॑ हारः, हरस्यायं हार:, हारश्च 
हाररच हारो--यस्य सः । 


अग्रया | अग्र जात:, अग्न+यत--टाप्‌ | आँवले का वक्ष । 
(वि०) [ न० त० | जो घना या ठोस न हो । 

अडदुः--अजभूुम्‌ (अड्डूडूम) [ अडःक्‌ कतंरि करण वा 
अच्‌, अडू मध्य अड्भूुः शतपत्रादि चिह्नानि यस्य 
>ता० | पानी, जल | 

अड्भधकारः | अड्भू +-का रः | सर्वोत्तम योद्धा,-त्वत्का ड्ूकार- 
विजय तव राम लरलद्भा * बा० रा० - आठवाँ अंक 
गौरगणरहंकृतिभतां जत्राड्भुकारे-- नं० १२।६४ | 

अड्ित (वि०) | अड्क--क्त | चिह्नित, छाप लगा हुआ 
गणना किया हुआ, क्रमांकित रावणशर्रांड्ितकेतु- 
यष्टि --रघ० १२। 


अड्भम [ अम्‌ +- गन्‌ ] जन धर्मावलंबियों का प्रधान धामिक 
ग्रन्थ । सम०--क्रमः वह क्रम या नियमित व्यवस्था 
जिसके अनसार कमंकाण्ड की नाना प्रकार की 
प्रक्रियाय अपने-अपने महत्त्व के अनसार सम्पन्न की 
जाती हूं,--म० सं० ५११४, - जम रुधिर,-भज्ज 
शरीर का वह भाग जो गदा और अंडकोषों का 
मध्यवर्ती ह,--भ्रमिः चाकू या तलवार का फलका 
+यदड्भभूमी बभतुः--न० १६।२२, -व्ल्त्रोत्या 
यूका, जूं,--संहिता शब्द के अन्तर्गत स्वर और 
व्यंजनों का उच्चारणविषयक सम्बन्ध,--त० प्रा० 
--सुप्तिः शरीर के अजद्भों का सो जाना । 

अड्भना [अद्भ+-न-+टाप] प्रियंग नामक पौधा जिससे 
सुगंधित द्रव्य या अम्यंजन तैयार किए जाते हू । 

अद्भूर:-रम्‌ [अड्भ -| आरन] जलता हुआ कोयला । सम० 


--अवक्षपणम कोयलों को बचाने भ्रा इधर से उघर 


हटाने वाला बेलचा,--कर्करि (री) जलते हुए कोयलों 
पर पको मोटी रोटी, बाटी,--धारिका अंगीठी, 
--वक्षः रक्तकरंजवक्ष, करौंदा 

अड्धिकरणिक: [ष० त०]| संभवत भिलेखाधिकारी 
(आजकल के (0807 (!0707॥82070&0 ) जूसा पद) 
फ्व्जीकार । 

अड्िका [अजद्ध+-इनि-+-क--टाप ] चोली, अंगिया । 

अडगलोवेष्ट [अडग लि न वेष्ट “पज्ण है अंगठी । 

अड्घो (अ०) क्रोध या शोकद्योतक अव्यय । 

अड्भरि (नपुं०) [अड्घ्‌-+-क्रिन] . पर 2. किसी भी वस्तु 
का चतुर्थाश । सम० - कवच: जता,-जः शद्र,---पान 
(वि०) पर का अंगूठा चूसने वाला बच्चा,-- सन्धि 
टखना, गिट् को हडडी 

अड-पघ्रिकवारि ( नपुं ० ) दीपक के मध्य का उभरा हुआ भाग, 
दीप दण्ड । 

अचिन्त्यः [न० त० नचिन्त--यच ] फरा, पारद । 

अचोदनम [न० त० चंद --णिच--यच |] अव्यादेश, निदेशा- 
भाव-देशकालाना मचोदन प्रयोग नित्यसमवायात्‌-मी 
सृ० ४।|२। 

अच्छ (अ०) प्राप्ति के भाव को द्योतन करने वाला अव्यय, 

अच्छशब्दो हि आप्तुमित्यर्थ बतेते मं० सं० १०।१॥९ 

पर शा० भा०। 

अच्युतजल्लकिन (पूं० 
नाम । 

अजमीढ: [अजो मीढो यज्ञ सिक्‍तो यत्र, ब० ] सहोत्र के ए 
पुत्र का नाम, यह ऋ० ४।४३ सूक्‍त का ऋषि हुआ है । 

अजनयोनिजः दक्ष प्रजापति---भाग ० ४।३०।४८ । 

अजनाभ: भारतवर्ष का प्राचीत नाम भाग० ११॥२।२४ । 

अजरकः-कम [न० ब०] अजीणें, अपच । 

अजहत्स्वाथवत्ति: [न जहत्स्वार्थों यत्र, हा+-शत्‌, न० ब० | 
वह शब्द जो अपने भाव को सुरक्षित रखता हुआ 
समस्त पद के अर्थ में कुछ वद्धि करता ह । 

अजादि: पाणिनि का एक गण । 

अजितकेशकम्बलः पाखण्डी या विधर्मी अध्यापक जिसका 
बौद्धग्रन्थों में उल्लेख मिलता हैं । 

अज्ञातवस्त॒ज्ञास्त्रम पाखण्ड प्रतिपादक शास्त्र । 

अञ्जकः विप्रचित्ति के पुत्र का नाम--वि० १० । 

अज्जलिका [अज्जलिरिव कायते - क-+क, टाप्‌) मकड़ी 
से मिलता-जुछता एक कीड़ा। सम०- बेधः एक प्रकार 
का युद्धकौशल-जानन्नझ्जलिकावेधं नापाक्रामत पाण्डवः 
-महा० ७।२६।२३ । 

अज्जिकः यदु के एक पुत्र का नाम । 

अडज्जिहिषा [अंह का सजन्नन्त रूप - अंह +सन्‌-+-टाप्‌ | 
जाने की इच्छा --भद्ठि०। 

अट्टाल (वि० ) [अट॒ट-+-अलरू-)-अच्‌ ] ऊंचा, उत्तुंग । 


) अमरकोश के एक टीकाकार का 


( १२०९ ) 


अट्टालः उत्सेघ, बृजं,--विष्कम्भचतुरश्रमट्टालकम्‌--कौ ० 
अ० १।३ । 

अडागमः [अट्‌ --आगमः | भूतकारलू "तन करने के लिए 
धातु के पूर्व लगाये जाने वाला अ“--वातिक १। 
२०।६०।४ । 

अड़क: हरिण निघ० । 

अणुब्रतानि जनधर्मानुयायी छोगों के लिए बारह सामान्य 
प्रतिज्ञाएं । 

अण्बम्‌ - वेद० सोमरस को छानने की छलनी का छिद्र । 

अण्डकः [अम्‌ --ड, स्वार्थ कन्‌ | गोलाकार छत या गुम्बज- 
शोभने: पत्रवल्लीभिरण्डकश्च विभूषित:--म० पु० 
२६९२० । 

अतन्त्रत्वम्‌ [न० ब०] बाहुल्‍य, अतिरिक्त मात्रा ऐन्द्रशब्द- 
स्यातन्त्रत्वात्‌---मी ० सु० पर शा० भा० ६।४।२० । 

अतनु (वि०) [न० त०] जो छोटा न हो, बहुत, प्रचुर 
-वीतप्रभावतन र॒प्यतनुप्रभाव:ः--कि० १६।६४ । 


अतसिः (वेद०) [अत्‌+आसिच्‌ | फेरी देने वाला साधु, 
भिक्षुक--कन्नव्यो अतसीनां तुरो गणीत मत्ये:---ऋ० 
८।३।१३ । 

अतसिका [अत्‌+असच्‌ -+छीषए -+ कन्‌--टापू] पटसन । 

अतिकल्यम (अ०) प्रभातकाल, बहुत सवेरे - नातिकल्य॑ 
नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते । गच्छेत्‌***मनु ० 
४१४० । 


अतिकश (वि०) [अतिक्रान्त: कशाम्‌--अत्या० स०] कोड़े 


की मार को भी न मानने वाला, उच्छंखल । 

अतिकामकः [प्रा० स०] क॒त्ता । 

अतिकान्ता [अति --क्रम्‌ू--क्त-+टाप] हाथी के कामोन्माद 
को छठी अवस्था - अतिक्रान्तावस्थोी गजपतिरिद॑ं 
स्थावरचरं जगत्सव हन्तूं समभिरकूषति क्रोधकलष: 
+मा० ली० ९।१७। 

अतिक्रान्तिः [अति--क्रम--क्तिन] सीमा के बाहर निकल 
जाना, उल्लंघन । 

अतिगृहकम्‌ [प्रा० स०] चौबारा, मियानी,--भूमी गृहाँशचत्य 

._ गहान्‌ गृहातिगृहकानपि---रा० ५११२॥१५। 

अतिजित (वि०) [ प्रा० स० ] पूर्णतया पराजित - लोक 
हतिजितं कृत्वा--रा० ३।॥७०॥५। 

अतिधेन्‌ (वि०) [ अतिरिक्ता घेनवो यस्य--ब० स० ] जो 
बढ़िया से बढ़िया गौओं का स्वामी है । 

अतिनामन्‌ (पूं०--मभा) छठे मन्वन्तर के सप्तषि समुदाय 
के एक ऋषि का नाम । 

अतिपातः | अति-+पत्‌--घज्_ | ध्वंस, विनाश । 

अतिपातित [ अति+पत्‌+णिच्‌ -|-क्त |] . स्थगित, विले- 
बित 2. पूर्णतः टूटा हुआ । 

अतिपातुक (वि०) अतिक्रमणकारी, वढ़कर -रवेलुक्षालक्ष्मी 
कर रतिपातुक:--न ० १९।५। 


अतिपरिचयः [ प्रा० स० |] अत्यधिक घनिष्ठंता--लो ० 
अतिपरिचयादवज्ञा । 

अतिबाहुः [ प्रा० स० | . असाधारण रूप से बड़ी भुजाओं 
वाला 2. चोदहवें मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम 
3. एक गन्धर्व का नाम ! 

अतिभड्भरम्‌ [ प्रा० स० |] प्रतिमा - विद्या की दृष्टि से मति 
में दो तीन वक्तिमा या मोड--मानव० ६७।९५-६। 

अतियात (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत तेज्ञ चलने वाला 
--महा० ३।२०१९। 

अतिरामः [ अत्या० स० ] अत्यधिक उत्साह । 

अतिरेकः [ अत्या० स० | 4. प्राच॒र्य 2. बाहुल्‍य 3. अन्तर 
--महा ० ३।५२।३। 

अतिरेचकः एक पौधा जिसका सेवन बहुत दस्तावर होता हैं । 

अतिरोगः क्षय रोग, तपेदिक । 


अतिवतंनम्‌ [ अत्या० स० |] क्षम्य अपराध - दह्ातिव्तंना- 
न्याहुः मनु ० “| २९०] 

अतिविष्ठित (वि०) [अत्या० स० ] . बहादुर योद्धा 
--विद्रब्धानतिविष्ठितान्‌ - रा० ४॥१८।३८ 2. सीमा 
का उल्लंघन करने वाला -- महा० ३।२१५११६ । 

अतिवद्दस (वि०) [ अत्या० स० ] चभने वाले, दारुण, 
कंठोर--आततायिभिरुत्सृष्टा .हिल्ना वाचोडतिवैद्यसा: 
>>भाग० ३॥१९२१। 

अतिसृष्टिः [ अति+स ज्‌ --क्तिन्‌ ] उत्कृष्ट रचना । 

अतलः | न० त० | खाँसी--निघ० । 

अत्कः | अत्‌--कन्‌ ] घर का एक कोना, दे० अक्क । 

अत्यन्त + अपह्ववः | अत्यन्त--अप्‌-हनु-+अप्‌ ] बिल्कुछ 
मुकर जाना, पूर्ण विरोध या निराकरण । 

अत्यन्त --- सहचरित (वि०) निश्चित रूप से साथ जाने 
वाला--पा० ८।१।१५ वातिक । 

अत्यन्तीन (वि०) [| अत्यन्त---खञ्य_] 3. अत्यन्त गमन- 
शील 2. टिकाऊपन । 

अत्पर्थ-बेदनः [ अतिक्रान्त: अर्थभू--विद्‌ू--णिच्‌-+ल्यूद ] 
हाथियों का एक भेद जो बहुत ही संवेदनशील होता 
हैं जरा से दण्ड को भी नहीं भूलता, - प्राजनाझुकु- 
शदण्डम्यो दूरादुद्विजते हि यः, स्पृष्टो वा व्यथतेः्त्यर्थ स 
गजोप्त्यथवेदन:--मातज्भ ० ८॥१९। 

अत्यस्त (वि०) [ अति+अस्‌ --क्त | फेंका हुआ, लछढ़काया 
हुआ, दूर परे उछाला हुआ--पा० २।१।२४--तरज्भा- 
त्यस्त:-- काशिका । 

अत्याश्रमः | अति+-आ-+-श्रम्‌-+-घज्ण_] संन्यास, वैराग्य । 

अत्याहारयभाण (वि०) [अति--आ--ह+ णिच्‌ -शानच्‌ | 
बलपूव॑क ग्रहण करने वाला - लोभाद॑लश्चातुव ण्यंमत्या- 
हारयमाण:-- को० अ० १। 

अत्रपु ( वि० ) [ न० ब० ] टीन का बना हुआ, 
कलईदार । 


( १२१५० ) 


अत्रिजात (वि०) [ अद+त्रिन्‌+जन्‌+क्त ] तीन वर्णों 
में से किसी एक वर्ण का मनुष्य, द्विंज । 

अन्नी अन्रि की पत्नी । सम०--चतुरहः एक यज्ञ का नाम । 
--जातः . चन्द्रमा 2. दत्तात्रेय 3. दुर्वासा, - भारद्वा- 
जिका अन्नि वंशियों का भारद्वाजवंशियों के साथ 
ववाहिक सम्बन्ध । 

अत्वकक (वि०) [ न० ब० ] त्वचारहित; जिस पर खाल 
नहो। 

अथ (अ०) [ अर्थ्‌+ड, पृषो० रलोप: ] मद्भल सूचक 
अव्यय जो प्रायः रचनाओं के आरम्भ में प्रयुक्त होता 
हैं । सम० - अतः (अथातः ),-- अनन्तरम्‌ (अथानन्त- 
रम) इसलिए, अब, इसके पश्चात- अथातो घमंजि- 
ज्ञासा - मनु० १।१।१,- किमु और कितना, और 
टूतना,--तु परन्तु, इसके विरीत । 

अदर्शनम [ दश-+-ल्यूटू, न० त०] भ्रम, माया, अदृश्यता 
--अदशनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गता:--महा ० ११। 
२।१ ३। 

अदसीय (वि०) [ अदस--छ | इससे या उससे सम्बन्ध 
रखने वाला । 

अद्॒पध (वि०) [ अत्‌--उपघ न० ब० ] वह शब्द जिसको 
उपधा (अन्तिम से पूव॑वर्ती ) में अ' हो । 

अदृष्टकल्पना किसी अज्ञात पदार्थ या विचार की कल्पना 
करना । 

अदभुत (वि०) ]अद्‌-+भू--डुतच्‌ ] . आश्चर्य युक्त 
2. ऊँचाई की माप के पाँच अशों में से एक जहाँ कि 
ऊँचाई, चौड़ाई से दुगुनी हो - हीन॑ तु द्वयं तद्‌ द्विगुणं 
चादभतं कथितम्‌--मान ० ११।२०।२३। सम ० --रामा- 
घणम्‌ वाल्मीकि द्वारा रचित एक ग्रन्थ,-- शान्ति: 
(स्त्री ०) . अथर्ववेद का ६७ वाँ परिशिष्ट 2. पुराष्ों 
मे वाणत एक व्रत का नाम । 

अद्विकटकम [ अद्‌+क्रिन्‌+कट्‌-+-वुन्‌ ] पर्वतश्नेणी । 

अद्वेदय (वि०) जो दिखाई न दे, अदृश्य । 

अद्वारासज्धः [ न० त० ] दरवाज़े पर अन्दर जाने वालों को 
पंक्ति का न होना--कार्याथिनामद्वारासज्ज॑ कारयत्‌ 
-कीौ० अ० १।१९२६। 

अद्ंध (वि०) [न० ब० | अधिभकत, असद्भावनारहित । 

अधम (वि०) | अव्‌ू+अम; अवते: अमः, वस्य पक्षे ः ] 
जो फूंक नहीं मारता, शेखी नहीं बघारता -- अधम: 
कुत्सिते न्यूने अधःस्थाघ्मानयो रपि - नाना ० । 

अधरकण्टकः एक कांठंदार पौधा, धमासा । 


भध:वेदः (अधोवेद:) एक पत्नी के रहते दुसरा विवाह. 


करना । 
अधिकरणम्‌ [ अधि --$#--ल्यूट्‌ ] . वह स्थान जहाँ बहुत 

लोग एकत्र हों,- महा० १२॥५९, ६८ 2. विभाग 

--महा० १२॥६९५४। सम०-लेखक (वि०) अभि- 


लेखाघिकारी जो क्रयपत्र तथा अन्य दस्तावेज़ अपनी 
देखरेख में तेयार कराता हूँ, नाज़िर । 

अधिगम: [ अधि+गम्‌+-घज्__] जानकारी का समाचार 
- अपनेष्यामि सन्‍्तापं तवाधिगमशंसनात-- रास ० 
१॥।२१)७७ ॥। 

अधिपुष्पलिका खदिर का वक्ष, खैर । 

अधिमखः [ अधि-+मख्‌--घजा_ ] यज्ञ की अधिशासी 
देवता । 

अधिमकतकः [ अधि--म॒च्‌ --क्त ] मालती का एक प्रकार, 
चमली । 

अधिम॒क्तिका [ अधि--मृच्‌--क्तिन, स्वार्थ कन्‌ ] वह 
सीपी जिसमें मोती रहता हूं । 

अधिरोपः [ अधि -+-*ुप्‌ू-- घञ् ] दोषारोपण करना । 


अधिरूषित (वि०) [ अधि-|-रूष -|-क्त ] शंगारवधंक 
लेप से अभ्यकत मुखमधिरूषितपाण्ड्गण्डलेखम-कि० 
१०|४५८ । 

अधिवासः [ अधि+वस -- घठञ्ा_] जन्मभूमि, जन्मस्थान 
““ महा ० ६(२।२६। १९ | 

अधिष्ठानम्‌ [ अधि-+-स्था--+ल्यूट्‌ | . अवस्था, आधार 
2. नाश--अमिन्राणामधिष्ठानाद्रधाद दुर्योधनस्य च॑ 
“महा० ९।६१।१४। सम० - अधिकरणम्‌ नगर- 
निगम, नगरपालिका का कार्यालूय । 

अधघोनिबन्ध: हाथी के कामोन्माद की ऋतु में तीसरी 
अवस्था-- मात ० १९१४ । 

अध्ययनम्‌ [ अधि-+-इ३--ल्‍्यूदू | शिक्षा देना, अध्यापन 
करना - क्ूत्वा चाध्ययन तेषां शिष्याणां शतमृत्तमम्‌ 
-“ महा० ९२।३१८। १७ । 

अध्यवसिन्‌ (वि०) [ अध्यव-+- सो +-अच्‌, ततः: इनि ] 
किसी ब्रत के पालनहेतु किसी एक ही स्थान पर अव- 
रुछू ) जाने वाला - महा० १२।६४।६ । 

अध्यासित (वि०) [अधि--आस्‌ --णिच्‌--क्त ] बंठा 
हुआ, बसा हुआ | 

अध्युषित (वि०) [ अधि--वस -| क्‍्त ] ठहरा हुआ, रहा 
हुआ, अधिकार किया हुआ । 

अध्यूढड: [ अधि--वह -+-क्त ] विवाह से पूर्व गर्भिणी स्त्री 
का पुत्र - अध्यढ्श्च तथाउपर:--महा ० १३॥४९।४ । 

अध्वयुकाण्डम्‌ अध्वयू[ नामक ऋत्विजों के लिए अभिप्रेत 
मंत्रों का संग्रह । 

अनक (वि० ) (वेद ०) अन्धा । 

अनघ (वि०)[ न० ब० ] अनथक, बिना थका हुआ-भाग ० 
२।७।३२॥। सम०-- अष्टमी एक व्रत का नाम--भ ० 
3० ९५९ | 

अनड्भः [ न० ब० ] !. वाय्‌ 2. भत, पिश्ाच 3. परछाईं, 
तु० अनड्भ मन्मथे वायो पिशाचच्छाययोरपि । 

अनन्त्र (वि०) [ नास्ति अन्तरं व्यवधानं, मध्य:, अवकार्ना 


( १२११ ) 


यस्य | सीधा, साक्षांत्‌ --अथवा अनन्तरक्ृतं किड्न्चिदेव 
निदर्शेतमू--महा ० १२३०५।९ । 

अनन्य (वि०) [ नास्ति अन्य: विषयो यस्य ] जो किसी 
ओर के साथ भाग न ले रहा हो, निविरोध -- अनन्यां 
पृथिवीं भुक्ते सर्वभूतहिते रतः:--कौ० अ० । 

अनपग (वि०) [ न० ब० | स्थिर, दृढ़ । 

अनपव॒ुकत (वि०) जो त्यागा हुआ न हो, अत्यकक्‍्त--न 
ह्युपेतमनपवृकतं सच्छक्यमुप्रेतुम-में ० सं० १२११२ 
पर शा० भा० | क्‍ 

अनपार्थ (वि०) [ न० ब० ] यथार्थ कारण से यक्तत, 
न्याय्य, उचित । 

अनभिधानम्‌ [ न० त० ] . अभीष्सित अर्थ का अप्रकाशन 
2. व्याकरणसम्मत शब्द जो प्रयोग में न आता हो । 

अनभिवादकः [ न० त० ] विरोघ करने वाला, प्रतिवादी 
“ने खल भवानस्मत्संकल्पानभिवादक:- अवि० १। 

अनम्यन्तर (वि०) [ न० ब० ] अपरिचित, अनजान, 
अनम्यस्त--अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य 
“+“हा० रे । 

अनराल (वि०) [ न० ब० | सीघा, अवक्र--यत्स्नेहादन- 
रालनालनलिनीपत्रातपत्र॑ घृतम्‌ - उत्त ० ३।१६ । 


अनलः [ नास्ति अल: पर्याप्तियेस्थ, अनान प्राणान्‌ लाति 
आत्मत्वेन वा | क्रोध, - करिणां मुदे सनलदानलदा: 
“कि० ५५२५। सम०--आत्मजः स्कन्द। 

अनवकाशिकः | न० ब० | एक पर से खड़ा होकर कठोर 
तपस्या करने वाला--गात्रशय्या अशय्याइच तथंवान- 
वकाशिकाः--रा ० ३।६।३ । 

अनवक्ल॒प्तिः (स्त्री०)) [ अनव--क्लप्‌--क्तिन्‌ ] असं- 
भावना, अविश्वसनीयता । 

अनवंगीत (वि०) [ न० ब० | निरपराध, निर्दोष-प्रकृत्या 
कल्याणी मतिरनवगीत: परिचय: - उत्तर० २॥२ । 

अनवद्याड्री (स्त्री०) | न० ब० | वह स्त्री जिसके शरीर 
के अज्धों में कोई दोष या त्रुटि न हो, अतः देवी का 
विशेषण । 


अनवद्यरागः | न० त० | एक प्रकार का रत्तन--कौ० अ० 


२।११। है 

अनवर (वि०) [ न० ब० ] जो अधम न हो, जो घटिया 
नहो। 

अनहंबादिनू (वि०) [ अन्‌ +-अहंवाद-|- इनि | अनभि- 
मानी, जो गवे न करता हो । 

अनाक़न्द (वि०) पीडा से पागल या अत्यन्त व्याकुल 
“7 ईति लोकमनाक्नद॑ मोहशोकपरिः्लतम्‌-- महा० 
१२।३२२३१२५ । 

अनाध्रात (वि०) [ अन्‌ू+आ-+-प्रा+क्त ] न सूँघा 
हुआ, जो हाथ से न छुआ गया हो-- अनाघ्रात॑ पृष्पं 
किसलयमलन कररु हं:- श० १। 


अनावर (वि०) [ न० ब० ] नंगे सिर वाला, जिसके सिर 
पर पग्रड़ी या टोपी कुछ भी न हो । 

अनारम्भ: | न० त० | शुरू न करना, आरम्भ न होना । 

अनायेता [ न० त० ] अनुपयक्तता, अयोग्यता । 

अनावाप (वि०) जो किसी नई वस्तु का अधिग्रहण नहीं 
करता हे । 

अनाश्वास (वि०) [ न० ब० | जिस पर निर्भर न किया 
जा सके - कमंण्यस्मिन्ननाश्वासे घृमधूम्रात्मनां भवांनू 
-“ भाग० १।१८।१२। 

अनाइवासम्‌ (अ० ) बिना सांस लिए, बिना आराम किये। 

अतास्था ६स्त्री०) [अत्‌ू+आ--स्था--क --ठाप ] !. अस- 
हिष्णुता 2. भरोसे का न होना, घेयं का अभाव -- नै ० 
२।८८ पर ना० भा०। 

अनिद (वि०) जो देखा या समझा न जा सके--इत्यभि- 
ष्टूय पुरुषं यद्रपमनिदं यथा -- भाग ० १०।२॥४२। 

अनिमित्तम्‌ (क्रि० वि०) जो ज्ञान का वध साधन न हो, 
- अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनात्‌--मं० सं० १।१।४। 


अनिमेषः [अ-नि-+मभिष-+-घव्म_] रति क्रिया का विशिष्ट 
प्रकार, मंथून का विशिष्ट आसन । 

अनिरिण (वि०) [अनू+-ईर-+इनन्‌, हस्व] जहाँ किसी 
प्रकार की उथल-पुथल या ऊंच-नीच न हो---तस्मिन्‌ 
देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धभरोचयन्‌ -- महा ० ९।५५।१८। 

अनिवंचनम्‌ [न० त०| च॒प रहना, ज़ोर से न बोलना 
मी० सू० १०।८।५२ पर शा० भा० । 

अनिलभबद्रकः एक प्रकार का रथ (आकार की दृष्टि से रथ 
सात प्रकार---नभस्वत्‌, प्रभञ्जन, निवात, पवन, परि- 

- षद्‌, इन्द्रक और अनिल - के गिनाये गये है --मान० 

४<ड२३।१६१२-५। 

अनिलम्भसमाधिः ध्यान का एक विशेष प्रकार--बु० । 

अनिविष्ट (वि०) [अ-+नि--विश +कक्‍्त] अविवाहित, 
--कैलत्र स्वय्मनिविष्ट:--अवि० १।॥ 

अनिष्ठर ५3) ०) जो कठोर न हो, या कर न हो .। 

अनिष्ण (वि०) जो निपुण न हो, कुशल न हो । 

अनिसगे (वि०) अप्राकृतिक । 

अनीकस्थानम्‌ [बघ० त०] सनिक चौकी--कौ० अ० १।१६। 

अनीप्सित (वि०) [अन्‌--आप्‌--सन्‌-+कक्‍्त] अवांछित, 
अनचाहा । 

अनीषुं (वि०) [अन्‌+ईष्य +उण्‌, यलछोप:] जो ईर्ष्याल 
न हो, जो डाह न करे--भूृतपुत्रा भृतामात्या भृतदा- 
राह्यमीषव: महा० १२।२२१। 

अनीह (वि०) [अन्‌--ईह -+अच]| जो प्रयत्नशील न हो, 
आलसी । 

अनुकच्छम [प्रा० स० |] कच्छ या दरूदली भूमि के साथ- 
साथ--आविर्भूतप्रथममुकुला:. कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ 
“5 मैघ० ११२१ । "था 


( १२१२ ) 


अनकल्पम [अनक्लप्‌+अच] ॥व. घटिया स्थानापत्ति 
-ध्वनिभिवेर्णरनकल्पव्यंनोदयत-न ० १७। १२ 2.समान, 
एक जंसा-:ग्रसित॑ क्षममम्बंधीन्‌ क्षणादनुकल्पाश्नित- 
चण्डपयावकम याद० । 

अनकलित (वि०) [अनुकूल--इतच] जिसका स्वागत 

कार होता है, सम्मानित-मन्त्रिणों नंगमाइचव यथा- 

मनकलिता:--रा० ७।७४।६ । 

अनक्रम: ([अन+ क्रम +-घज_] दनिक व्यायाम अश्वान 
रक्षत्यनक्रम: महा० १।॥१।२६३ । 

अनक्षयम (अ०) हर रात, प्रतिरात्रि । 

अनुगीता (स्त्री०)) महाभारत के चौदहव पर्व का एक 
अंश । 

अनघट्ट (मभ्वा०) लम्बाई की ओर से सहलाना, रगड़भा । 

अनजनः [अन --जन्‌ + अच्‌ ] सेवक, अनुचर | 

अनज्ञात (वि०) [अनु+ज्ञा-+क्त |] शिक्षित, शिक्षाप्राप्त 
--शिष्याणामखिल कृत्स्नभन॒ज्ञातं ससंग्रहम महा० 
१२।३१८।२४ । 

अनुत्कट (धि०) [अन्‌ + उद्‌ +-कटच्‌ | छोटा, थोड़ा । 

अनत्तालः [अन्‌ +- उद्‌+ तेल |-घरछा_| मधुर स्वर, रसीला 
गान । 

अनदिशम (अ०) [प्रा० स०] प्रत्येक दिशा मे । 

अनद्रष्टद (वि०) [अनु+दृश्‌--तृच्‌] हितेषी -- अनुसूय रनु- 
द्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहित: --रा० २।१००।११। 

अन्य (वि०) [ अन्‌ू +वदु+ण्यत्‌ ] अनुच्चारणीय - 
पा० ३।१।१०१ सि० | 

अनुधूपित (वि०) (वेद०) खुशामद से फूला हुआ, 
उद्धत । 

अननाथनम (अन-+-नाथ -+ल्य॒ट | प्राथना, याचना, अन- 
नय - यवाम्यामननाथने मिथः:--ने० १६६४ । 


अनुनिशीथम्‌ (अ०) आधी रात के समय । 

अननेय (वि०) [अनु+नी-+यत्‌| अनुसरणीय, अनुशील- 
नीय । 

अनपस्कृत (वि०) [अन्‌+उप+क्ृ+ क्त, सुडागमः| 


जिसकी बद्धिमत्ता में कोई सन्देह न किया जा सके 
-तस्मात्स्वधर्ममास्थाय सुव्रताः सत्यवादिन 
लोकस्य गरवो भूत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृता:--महां० 
१२।११।२५ 2. स्वार्थ को दूर रखने वाला - देह- 
त्यागो3उनपस्कृत:-- मनु ० १०।६२ । 

अनपात्ययः [अनत्‌+उप--३--अच्‌ ] किसी व्यवस्था का 
अनपालन करना, अपनी बारी से अपना काय करना । 

अनपालः [अन+पाल-अच्‌| (घोड़ें आदि पशुओं का) 
रक्षक, पालक । 

अनप्रकोर्ण (वि०) [अनुप्रन+क्ृ+क्त] पूणत: ब्यस्त 
आच्छादित सोत्कण्ठरमरगण रनप्रकीर्णान--कि० ७। 


रे 


जर्मन 'िरककककककरा।.पृजलुएत-"का -* अिननन><<भ>फ5्5-------..3 कट कझदप-_ 


अनुप्रभवः [अनुप्र+ भू- अप ] जन्म-मरण का चक्र । 

अनुप्रदण (वि०) [अम्‌+प्रु+ल्युट] रुचिकर, सुहावना 
-कीतूहलानुप्रवणा हर्ष जनयतीव मे-महा ० १२॥३७। ३। 

अनुप्रहित (वि०) [ अन+प्र +धा+क्त ] निश्चित, 
नियत - प्रियेषिणानप्रहिता: शिवेन-कि ० १७।३३ | 

अनुभाजित (वि०) [अनु+-भज --णिच्‌ + क्त] पूजा किया 
गया । 

अनुभ्‌ू (भ्वा०) (वेद०) अनुकूल आचरण करना । 

अनुभावित (वि०) [अन +भू +णिच्‌ +- क्त | अनभवशील 
प्ररक्षित । 

अनुभत (प०) [अन-+भर-+तच ] भरण पोषण करन 
वाला, पालन पोषण करने वाला । 

अनुमन्त्रित (वि०) [अनु-+ मन्त्र +-क्त ] संस्कार किया गया 
विनियक्त । 

अनमात्रा (स्त्री० ) प्रस्ताव, संकल्प । 

अनुयुज (रुघ० ) प्राथना करना, याचना करना-घातराष्ट्र 
महामात्यं स्वयं समनुयुझक्ष्महे - महा० ५॥७२॥३ । 


अनुयुञ्जक (थि०) [अनुय॒ज्‌--प्वुल] ईरषष्यालु, डाह करने 


वाला । 
अनराद्ध (वि०) [अन +राघ--कत] सम्पन्न, अवाप्त । 
अनुरुद्ध (वि०) [अन-+रुघध+क्त] 4. रोका हुआ। 


2. विरुद्ध 3. शानत किया हुआ, सान्त्वना दिया हुआ । 
अनलोसग (वि०) [अनगत: लोम, गम्‌+ड] सीधा जान 
वाला, सीघा चलने वाला । 
अनुवाकः [अनूच्यते इति, वच्‌--घव्म, 
ग्रन्थों का एक अध्याय, या प्रभाग । 
अनुविषयः [अनु+धि-+ सि+अच, पत्वम] रुचि, स्वाद । 
अनुवत्‌ (सकर्मक क्रिया के रूप म॑ प्रयक्त) सेवा करना, 
पुजा करना--सूय चंचान्ववतेत--रा० ७।१०।८ । 


अनुशाला (स्त्री०) उपकक्ष, छोटा कमरा । 

अनुशिष्ट (वि०) [अन्‌+शास-क्त] ॥. सुप्रशिक्षित 
-तस्मात्‌ पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहु:- ब॒० १॥५॥१७ 
2. पूछा गया -- इति तेनानुशिष्टस्तु वा मन्दमृदी रयन्‌ 
एरा० ६।३०।४ 3. आदिष्ट, निर्दिष्ट--अनुशिष्टी- 
भ्म्ययोध्यायां गुरुमध्य महात्मना--रा० १॥२६।३। 

अनुशायिन्‌ (वि०) [अनु+-शी-+णिच्‌ --इनि] साथ-साथ 
फला हुआ । 

अनुश्रविक (वि०) [अनु (श्रु+अप) श्रव-ट्न्‌]| शास्त्रों 
से संग्रह किया हुआ--पा० यो० १।१८ । 

अनुषत्य (वि०) [प्रा० स०] (वेद०) जो 
हो सके । 

अनुसमयः [अनु+- सम्‌+इ-+अच ] भिन्न-भिन्न व्यक्ति या 
प्रसड्भ के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवहार करना । इसके 
तीन प्रकार हँ- पदार्थानसमय, काण्डानसमय ओर 
संमदायानुसमय । 


कृत्वम्‌| ब्राह्मण- 


य के अनुरूप 


/ 


अनुसंधानम्‌ [अनु--सम्‌--धा--ल्यूट्‌] गवेषणा, खोज । 

अनुसंधिः [अनु सम्‌+ धा--कि | पूछ ताछ-ने ० २।१२९ । 

अनुसंसति: [अनु--सम्‌+-स-+क्तिन] जन्म मरण की 
आवृत्ति । 

अनुसंस्था (म्वा०) अनुगमन करना, अनुसरण करना । 

अनुसंस्था (स्त्री०) सती प्रथा । 

अनुसूृत (वि०) [अनु+स्‌ +-क्त] . अनुगत 2. चूने वाला, 
टपटप गिरने वाला--उष्णादितां सानसतास्रकण्ठीम 
रा० ५।५।२५ । 

अनूक्यम्‌ (वेद०) [अन्‌-+उच्‌ समवाये क निपातः कुत्वम, 
यत्‌ | रीढ़ की हड्डी, कशेरुकीय, मेरुदण्ड । 


अनूपय्‌ (भ्वा०) बाढ़ ला देना, भर देना--अनूपयामास 
विदर्भजाश्रुती - न० १२।६९ । 

अनेकपद (वि०) [न० ब० | अनेक संख्याओं से यक्‍त, बहुत 
से अवयवों से बना हुआ । 

अन्तः [अम्‌+तन्‌ | अन्तिम अंश, अवशिष्ट अंश तेथ्नया 
कात्यायन्याउनत॑ करवाणीति--ब्‌ु० २।४।१। सम० 
“औष्ठ: अधरोष्ठ, निचला होठ, - चक्रम शकुन, 
तथा भविष्यसूचक भाव का जानना कौ० अ०, 
“5परिच्छदः बतंन के ऊपर कलई आदि की परत 
रखना । 

अन्तवान्‌ (पुं०) [अन्त--मतुप्‌, मस्य यत्वम] दिशज्ञाओं का 
स्वामी (दिगन्तानामीश्वर:)--महा० ३।१९७॥५ । 


अन्तर (अ०) [अम्‌--अरन, तृडागमइच | (इसका प्रयोग 
धातुओं के साथ उपसर्ग की भांति होता है, और इसे 
गति माना जाता हे) अन्दर, में, भीतर | सम० 
“अड्रम्‌ (अन्तरजड्भजम) जो अत्यन्त घनिष्ठ सम्बंध 
रखता हूँ या जिससे ऊपरी संबंध न होकर घनिष्ठ 
संबंध रहता है - अन्तरज्भवहिरज्भयोरन्तरज्ध॑ बलीय: 
“में० सं० १२।२।२९ पर शा० भा०,-गर्भिणीन्याय: 
इस न्याय के अनुसार जब एक बात के भीतर दूसरी 
बात छिपी रहती हैँ जेसे गर्भाशय में गर्भ, तब इसका 
प्रयोग होता ह-मी० सू० १०।३।६२ पर शा० भा०, 
-“ जानुशयः जो अपने हाथों को घृटनों के बीच में रख 
कर सोता ह--अन्तर्जानुशयो यस्तु भठजते सकक्‍्तभाजन: 
-महा० ३।५००।७५,--मुख (वि०) जिसकी 
दृष्टि अन्दर की ओर होती ह--अन्तर्मखा: सततमा- 
त्मविदों महान्त:--विश्व० १३९, -- बशिक: अन्त: 
पुर का अधिकारी--समुद्रम॒पकरणमन्तवें शिक हस्ता- 
दादाय परिचरेय:--कौ० अ० १।२१ | 

अन्तरम्‌ [अन्त राति ददाति--रा+क] स्तम्भतल का 
अज्भमूल (आधार ) से सन्धान करना । 

अन्तारः [अन्त--ऋ--अण्‌ | गडरिया, गोपाल-- श० चि०। 

अन्धः [अन्ध -|-अच्‌ ] . जिसे आँखों से दिखाई न दे, अंधा 
““अन्धः क्षुघान्धोप्यसो--विश्व १०१ 2. अस्पष्ट, 


१२१३ ) 


घंधला - निःश्वासान्ध इवादशंब्चन्द्रमा न प्रकाशते 
रा० ३।१६।१३ । 

अन्नंभट्टः तकसंग्रह नामक पुस्तक के रचयिता का नाम । 

अन्नाद (वि०) [अन्नमत्तीति - अद्‌--अच्‌] अन्न के खाने 
वाला-- अहमन्नाद: - त० १।७ । 

अन्य (वि०) [अन्‌ अधन्नयादि य| दूसरा, और, भिन्न । 
सम०--अन्य (वि०) आपसी, पारस्परिक, दे० 
अन्योन्य, -- अपदेश: किसी और के बहाने अप्रत्यक्ष 
उक्ति । 

अन्वन्तः [अनु +-अन्तः | शय्या, सोफ़ा, मंच, ऊंचा आसन-- 
सान० १६।४३ । 


अन्वर्थ नामन्‌ [अन॒ -+- अर्थ +- नामन| जिसका नाम उसके 
अपने चरित्र के अनुसार यथार्थ हू, यथा नाम तथा गुण 
वाला । 

अन्वारभ (अन+-आ-रभू) (भ्वा० आ०) (वेद०) 
अनुरंजन करना, अनुकूल करना, प्रसन्न करता-अग्नि- 
मन्वारभामहे । 

अन्वाहाय॑ (वि०) [अन-+-आ-+-ह+णिच्‌ +यच्‌ | जो 
क्रिया बाद में की जाय । 

अन्वयर्बजितः [पं० त०] नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति, अधम, 
ओछा-- लक्ष्मी प्राप्येवान्वयवर्जित: - रा० । 

अन्वयायिन्‌ (वि०) अपत्य, वंशज, सन्‍्तान । 

अन्वित (वि०) [अन-+३-+-क्‍्त) युक्त, योग्य-- तपसा 
चान्वितो वेष:. रा० ५३३१३ । 

अन्वीक्षिक (वि०) [अनु० +ईक्षा+ठक्‌| हितेषी, बुरा 
भला देखने वाला--प्रजान्वीक्षिकया बुद्धया श्रेयों 
हचस्य विचिन्तयन्‌--रा० ७।३।४ । 

अप्पित्तम (अपांपित्तम्‌) अग्नि, आग । 

अप (उप०) [न पाति रक्षति पतनात्‌ पा+ड | धातुओं से 
पूर्व उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता ह--अर्थ होता हैं, 
ह्वास, कमी, विकृति, विरोध, अभाव आदि | सम० 
--अड्भः अन्त, समाप्ति, - अस्त (वि०) परित्यक्त, 
दूर फेंका हुआ,--आकीण्ण (वि०) दूर फंका हुआ, 
अस्बीकृत,---कीतिः बदनामी, कलंक, कोष (वि० ) 
आच्छादन रहित, म्याव से पृथक की हुई कोई वस्तु, 
--टीक (वि०) 4. जिसे किसी भाष्य या टीका की 
सहायता प्राप्त न हो 2. (अ-+पटीक ) जिस पर 
कोई ढकना या पदार्थ न हो,-- दश (वि०) झालर 
या मगजी न लगा हुआ (वस्त्र) -- तथा न्यायधृतं धाय 
न चापदशमेव च- महा० १३।१०४।८६,--दानम्‌ 
[अप-+-दे -+ ल्यूट | वह आंख्यायिका जिसमें भूत ओर 
भावी जन्मों का वर्णन हो,- देशः भय, खतरा 
--अपदेशः पदे लक्ष्ये स्याट्प्रसिद्धनिमित्तयो: । औदायें 
शौयंधर्यंष निःसीमव्यपदेशयोः-- नाना ०,-- द्रतम्‌ झुक 
कर भागना, दौड़ना--रा० ६।४०।२५,- नयः अने- 


( १२१४ ) « 


तिकता, दृष्टाचरण,-नयनः अन्याय, अनुचित व्यवहा र- 
श्वूण राजन स्थिरो भूत्वा तवापनयनी महान्‌ू--महा० 
६।४९।२२,--नी (म्वा०) दुव्यवहार करना--श्त्रो 
हि साहस यत्तत्किमिवात्रापनीयते--रा० ६।६४१०, 
-लीन (वि०) गप्त, छिपा हुआ---ओऔषसातमभयाद- 
'पलीनम्‌--कि ० ९।११,--वत्स (वि०) बिना बछड़ 
का,-- वत्सय (ना० धा०) ऐसा व्यवहार करना जंसा 
कि बिना बछड़े वाले के साथ किया जाता है, (न 
बहुत प्यार, न निर्दंयता ),- वरः अन्दर का कमरा, 
सुरक्षित कक्ष - ने० १८।१८, महा० १२।१३९-४०, 
--वर्ग:ः अवसान, अन्त, वल्गित (वि०) निलम्बित, 
लटकाया हुआ, - श॒द्रः जो शृद्र न हो, द्विज,>ष्ठु 
(वि०) [अप-+-स्था-कु] गलत, त्रूटिपूर्ण--अपष्ठु 
पठतः पाठ्यमधिग्रोष्ठि शठस्य ते- नें० १७।९६, 
--सूज्‌ (तुदा०) छोड़ना, त्यागना,-- स्वानः झंझावात, 
आंघी,-- हारः संग्रह, अवाप्ति । 

अपराक (अ०) [. के सामने 2. पश्चिम की ओर | 

अपरान्तः [न० ब० |] द्वीप वासी । 

अपरापरम्‌ (अ०) [अपर-- अपर) आगे और आगे, फिर । 

अपाठ्य (वि०) [न० ब०] जो पढ़ा न जा सके । 

अपाणिग्रहणम्‌ [न० त०] ब्रह्मचय । 

अपादानम्‌ [अपूआ-+दा-+-ल्युट] स्रोत, कारण - ने० 
२२।१४१ । 

अपारवार (वि०) [न० ब०] असीम, - अपारवारमक्षोम्य 
गाम्भीयात्सागरोपसम्‌--रा० फारेटी४डग०। 

अपिनद्ध (वि०) [अपि नह -+क्‍्त] बन्द, ढका हुआ, गुप्त । 

अपिपरिक्लिष्ट (वि०) [अपि परि-+-क्लिशू --क्‍्त | अत्यन्त 
उत्पीडित, तंग किया हुआ । 

अपिस्वित (अ०) प्रश्नसूचक अव्यय । 

अपीत (वि०) [अपि-+-इ-कक्‍त] . विलीन, अन्‍न्तगंत 
-लोकानपीतानद दशे स्वदेहे-भाग ० २३।८।१२ 2. मृत । 

अपूर्तिः (स्त्री०) [अ+पृ+क्तिनू] कार्य का पूरा न 
करना । 

अपूबिन्‌ (वि०) (पुं वीं) जिसने विवाहित जीवन का 
अपनी पत्नी के साथ इससे पहले उपभोग न किया हो 
--अपूर्वी भायंया चार्थी वरुण:--रा ० ३॥१८४ । 

अपथक्त्विन (वि०) जो पुरुष और प्रकृति के भेद को नहीं 
समझता--“पृथकत्वं पुंप्रकृत्योविवेकः. तदस्यास्तीति 
पथकत्वी, तदन्यस्य नील०; वर्णाश्रमपृथक्त्वे च 
दृष्टार्थस्यापथक्त्वित:--महा ० १२।३०८।१७७ । 

अपेहि (अप-+-एहि./इ लोट, म० ए०) दूर हो, जाओ 
---अम्बष्ठापेहि मार्गात्‌- नारा० । 

अपोहित (वि०) [ अप+उह +णिच्‌ +क्‍्त | 4. हंठा 
हुआ, दूर किया हुआ--न च सामथ्यंमपोहितं क्वचित्‌ 
--कि० २।२७ 2. वादविवाद में निराकृत । 


अप्रकट (वि०) [ न० ब० ] जो प्रकट या व्यक्त न हो, 
जो स्पष्ट या प्रदर्शित न हो । 

अप्रख्यता [| न० त० ] बदनामी, अपकीति--महा० १२। 
१५८।५ | 

अप्रचोदित (वि०) [ अ+प्र+चद--णिच्‌+कक्‍्त ] जिसे 
अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन न मिला हो, अनादिष्ट । 

अप्रज्ञात (वि०) [ अ-+प्र--ज्ञा+क्त | अज्ञात, जो समझ 
में न आया हो --आसीदिदं॑ तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
“मन ० १।५ | 

अप्रतिम (वि०) [न० ब० | अनुपयुकत,-तस्मात्त्वया 
समारब्धं कर्म ह्यप्रतिम॑ं पर:--रा० ६।१२॥३५ | 

अप्रतिषंधः [ न० त० | वह आशक्षेप जो विश्वासोत्पादक न 
हो, अवंध निराकरण । 

अप्रतिहतः देवताओं का एक प्रकार - अपराजित-अप्रतिहत- 
जयन्त-वेजयन्त कोष्ठकान्‌ *'पुरमध्ये कारयेतू--कौ० 
अ० २॥४ | 

अप्रवत्त (वि०) [ अ--प्र+-वृत्‌--क्त ] 4. जो किसी काय 
में व्यस्त न हो 2. जो संस्थित या प्रतिष्ठापित न हो ' 
3. अनुपयक्त । 

अप्रसहिष्णु (वि०) [ अप्र+सह -+-इष्णुच्‌ | जो सहन न 
किया जा सके, जिसका मकाबला न किया जा सके 
--जगत्प्रभो रप्रसहिष्ण वेष्णवम्‌ (चक्रम ) --कु० 
१।५४ | 

अप्राज्ष (वि०) [ न० ब० ] जो जानकार न हो. अज्ञानी । 

अप्रदेशिक (वि०) [ न० ब० ] . जो कोई सुझाव न दे 
सके 2. किसी प्रदेशविशेष से सम्बन्ध न रखता हो । 

अप्राधान्य (वि०) [न० ब० ] जिसका कोई महत्त्व न 
हो, गोण । 

अप्रोक्षित (वि०) [ न० ब० ] जहाँ छिड़का न हुआ हो, 
जो पवित्र न किया गया हो । 

अप्रोट: एक पक्षिविशेष, कुकुडकुंभा । 

अप्सुयोनिः [ अलक समास ] जो जल में पेदा हुआ हो, 
घोड़ा । 

अबड्धवत्‌ (वि०) [अ--बन्ध्‌ --क्तवतु ] अथहीन, जो 
व्याकरणसम्मत न हो--यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि 
>भाग०१।५११ | 

अवधा (स्त्री०) किसी त्रिकोण की आधार रेखा का छिन्न 
अंश या खण्ड । 

अबाधित (वि०) [ न० ब० ] बाधारहित, निर्बाध, अनि- 
यन्त्रित, अनिराकृत । 

अबीज (वि०) [ न० ब० ] . नपुंसक, निर्वीय 2. अका- 
रण,--जः (न० त०) मन पर नियन्त्रण,-- जा एक 
प्रकार के अंग्र,--जम्‌ अनुत्पादक बीज । 

अभय (वि०) [ न० ब० ] प्रतिमा के हाथ की मुद्रा जो 
भकक्‍त की रक्षा सूचित करती है। सम०-वरदः 


( १२१५ हे 


रक्षण और वर के देने वाला-त्वदन्य: पाणिमभयवरदो 
दवतगण:--सौ ० । ५/् 

अभवत्‌ (वि०) [ अ--भू--शत्‌ | अविद्यमान । सम० 
“ सतयोगः--संयोगः, (काव्य) रचना का दोष 
--इसके अनुसार शब्द और अर्थ का अभिप्रेत संबंध 
अपेक्षित रहता हैँ जैसे --ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी 
मनोभव:--में 'यत्‌र और 'तदा' का संबन्ध । अन्य 
उदाहरणों के लिए दे० सा० द० ५७५ पृष्ठ । 

अभवनिः जन्म का न होना--हरि० ७ । 

अभागिन्‌ (वि०) [ न० ब० ] . अनभ्यस्त--सहते यातना- 
मेतामनर्थानामभागिनी---रा० ५११६।२१ 2. जिसका 
कोई भाग न हो । 

अभिकर्षणस्‌ [ अभि--कृष्‌+ल्यूटू ] कषि का एक 
उपकरण । 

अभिगृध्न (वि०) प्रबल लालसा से युक्त, इच्छुक । 


अभिजित्‌ (पुं०) [ अभि--जि-+-क्विप्‌ ] पुनवंसू का पत्र 
“हरि०, पुनर्वसु के पिता का नाम -वि० पु० । 

अभिज्ञात (वि०) [ अभि-|-ज्ञा--क्त ] जानकार, ज्ञाता, 
जानने वाला । क्‍ 

अभित्वरमाणकः [ अभि+त्वर्‌--शानच्‌ू, कन्‌ ] दूत, 
संदेशहर 

अभिदेवनम्‌ [ अभि-दिव्‌--ल्यट ] पासे से खेलने की 
बिसात--महा ० । 

अभिद्गग्ध (वि०) [ अभिद्वह +कत ] आहत, सताया हुआ। 

अभिधानम्‌ [ अभि-+-धा-+ल्युद्‌ ] गीत, गायन--षट पाद- 
तन्त्रीमधुराभिघानम्‌-- रा० ४।२८।३६।  सम०» 
“विप्रतिपत्तिः शब्द और अर्थ का बेतुकापन, असंगति 
“मी० सू० ९१३।१३ पर शा० भा० । 

अभिननन्‍दः (पुं०) 4. अमरकोश के एक टीकाकार का नाम 
2. योगवासिष्ठसार के रचयिता का नाम । 


अभिनवकालिदास: आधु निक कालिदास, यह पद किसी 
उत्तम कवि को दिया जाता हैं; माधवीय शंकर 
विजय का नाम । 

अभिनवगुप्तः नाट्यशास्त्र और ध्वन्यालोक का प्रसिद्ध 
भाष्यकार । 

अभिनिष्यन्दः | अभि नि-+-स्यन्द्‌ + घज्य_] टपकना, चना । 

अभिनुन्न (वि०) [ अभि--नुद-+क्त ] आहत, क्षब्ध। 
ऊझखिन्नदण्डकाष्ठाभिनुन्नाड्जी-- महा ० १४॥५८।२९ | 

अभिषन्न (वि०) [ अभि+पदु-+क्‍त ] 4. स्वीकृत, 
स्वीकार किया हुआ (अथवा उपपन्न) 2. प्ररक्षित 
महा ० १।५०॥२० | 

अभिपातः [ अभिपत्‌--णिच्‌ --घज्ज_ ]. उन्नत होना, 
उछलना -- वियदभिपातलाघवेन 2. पतन, विनाश । 

अभिपुर्तम्‌ [ अभि--पृ-+-क्‍्त ] जो पूर्णतः सम्पन्न हो चुका 
ह--अथ ० ९॥५॥१३ । 

१५२ 


अभिष्लत (वि०) [ अभि--प्ल--क्त ] , (भावनाधिक्य 
से) अभिभूत, व्याकुल 2. स्वीकृत । 

अभिमन्यमान (वि०) [ अभिमन्‌--शानच्‌ ] किसी वस्तु 
पर अवध अधिकार का इच्छुक--ब्राह्मणकन्यामभिम- 
न्‍्यमान:--कौ ० अ० १॥६। 

अभिमन्यु: (पुं०) चाक्ष॒ष मनु के एक पुत्र का नाम । 

अभिरम्भित (वि०) [ अभिरभ्‌--क्त ] पकड़ा हुआ, जकड़ा 
हुआ--कश्मल महदभिरम्भित: -- भाग ० ५।८।१५। 

अभिराधनम्‌ [ अभिराध्‌ --ल्युट्‌ ] प्रसन्न करना, अनुकूल 
करना--महा ० ३।३०३। १४। 

अभिलम्भनम्‌ [ अभिलम्भ्‌--ल्यूट ] अधिग्रहण करना 
“शैशंस ॒पित्रे तत्सव॑ वयोरूपाभिलम्भनम्‌-- भाग ० 
९।३॥२३। 

अभिवक्‍त (वि०) [ अभिवच्‌ --तृच्‌ ] जो अभिमानपृर्वक 
या हेकड़ी के साथ बोलता हं--महा० १२॥१८०।४८। 

अभिशीत (-ह्यात) (वि०) [ अभि--श्य -|-क्त--पा० 
६।१।२६ |] शीतल, ठण्डा । 

अभिश्नुत (वि०) [ अभिश्रु--क्त ] प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

अभिष्वेत्य (वि०) [ अभितः इवंत्यं शुद्धचारित्र्यादियेस्य 
-“ न० ब० | विशुद्ध चरित्र वाला, सदाचारी । 

अभिषक्त (वि०) [ अभि--सञज्ज्‌--क्त ] 4. भूत प्रेतादि 
से आविष्ट 2. अपमानित, पराभत 3. तिरस्कृत, 
अभिशपष्त । 

अभिषड्भः [ अभिसञज्ज्‌ -|- घज्ण_] मानसिक क्षोभ की स्थिति 
“-उच्चारितं मे मनसो5भिषद्भातू---महा० ५॥३०।१। 

अभिषिक्‍त (वि०) [ अभिषिच्‌--क्त ] राजसिहासन पर 
बिठाया हुआ, अभिमन्त्रित जलों से स्नान, राजगही 
पर आसीन कराया गया । 

अभिषेचनम्‌ [ अभिषिच्‌ -|-ल्यूट | राजतिकक करने की 
तयारी--रा ० २।१८।३६। 

अभिष्टवः [ अभि--स्तु+-अच ] स्तुति--रामाभिष्टव 
संयुकता:--रा० २।६।१६। 

अभिष्टुत (वि०) [ अभि--स्तु+क्त ] 4. जिसकी स्तुति 
की गई हो, जिसका कीतिगान किया गया हो 2. जिसका 
राज्याभिषक कर दिया गया हो--ओसछ्ठाराभिष्ट्त॑ 
सोमसलिल पावन पिबेत्‌--याज्ञ ० ३।३०६। 

अभिसंहरणम्‌ [ अभि--सम्‌--ह--ल्युट्‌] क्षतिपूर्ति--कौ ० 
अ० ५] 

अभिसंहित (वि०) [ अभि--सम्‌-- धा-क्त ] सम्मिलित, 
सम्बद्ध -- रा० ७।८०।१ १। 

अभिसमापन्न (वि०) [अभिसम-|-आ -- पद्‌--क्त ] आमने 
सामने होने वाला, सामने होकर मुकाबला करने 
वाला --तुदत्यभिसमापननमडगणगुल्यग्रेण. लीलकया--रा० 
३।१९।३। 

अभिसरी (रिः) (स्त्री०) ). पीछा करना--असुरपुरवधे 


( १२१६ ) 


गच्छन्त्यभिसरीम्‌--प्रति० ३७ 2. सहायता के लिए 
जाना । 

अभिहारः [अभि+ह+घजञा_ ] निकट लाना--अभिहारो&- 
भि योग ६: वंडेकसक लक 

अभयः संनिवत्तिः (स्त्री०)) फिर वापिस न आना, जन्म- 
मरण के चक्र से छटकारा--गतिस्त्वं वीतरागाणामभूय 
संनिवत्तय---रघ्‌ ० १०।२७ । 

अभ्यवपद्‌ (दिवा आ०) रक्षा करना--ततस्तामभ्यवपत्तु- 
कामो यौगन्धरायण:--स्वप्न ० ।॥ 

अभ्यवमन्‌ (दिवा० आ०) निरादर करना, तिरस्कार 
करना । 

अभ्यवमन्ता | अभ्यव+ मन्‌ + तृव | अपमान करने वाला । 

अम्यवहारः [ अम्यव+ हू + घञा_ |] खान॑ के योग्य, खाद्य 
-शचीन्यम्यवहाराणि म्लानि च फलानि च -रा० 
४॥५०।२५ । 

अभ्यसनीय ] (वि०) [ अभ्यस्‌ +-अनीय, ण्यत्‌ वा | 

अभ्यस्य | आवत्ति करने के योग्य, अभ्यास करने के 
लायक, अभ्यास किये जाने के लिये। 

अभ्याकाशम (वि०) [ प्रा० स० ] आकाश के नीचे बिना 
किसी आवरण के--अहःसु सततं तिष्ठेदम्याकाश 
निशां स्वपन- महा ० १२।३५।३८ । 

अभ्याचक्ष (म्वा० प०) . ध्बान देना 2. बोलना । 

अभ्यपपन्न (वि०) [ अभि+उप-+पद्‌ +-क्त |] . पहुंचा 
हुआ, पास गया हुआ 2. भय से आरक्षा के हेतु निकट 
गया हुआ--अम्यपपन्नवत्ललः: खल तत्र भवानायचारु- 
दत्त इति श्रयते--म॒ुच्छ ० ७ । 

अभ्रमः (स्त्री०) ऐरावत हाथी की प्रिया हथिनी प्रमा- 


स्पदाभश्रमः--हर० २१॥२९, अशभ्रमुवल्लभ: -न० 
१।१०८ । 

अभ्नयन्ती (स्त्री०) [ अभ्र-+-शत्‌ -+डीप्‌ ] . बादलों से 
यकक्‍त वर्षा ऋतु को लाने वाले 2. कृत्तिका नक्षत्रपुज । 

अम्‌ (वेद०) (म्वा० पर०) भयद्भूर होना, भययुक्‍त 
होना--वराहमिन्द्र एमपम - ऋ० ८।७७।१० । 

अमण्डित (वि०) [ न० ब० ] अनलंक्ृत, न सजा हुआ । 

अमत्सर (वि०) [ न० ब० ] जो ईर्ष्षा न करे, जो घृणा 
न करे, जो निरीह रहे--यद्यद्रोचते विप्रम्यस्तत्तहया- 
दमत्सरः--मनु ० २३।२३१, भकक्‍तकवत्सलरूममत्स रह॒त्सु 
भानन्‍्तम्‌ू--नारा ० २१५ । 

अमर (वि०) [ म--पचाद्यच ] [ न० त० | जो मृत्यु को 
प्राप्त न हो, अनश्वर,--रः (पुं०) देव, सुर। सम० 
>गरु: बहस्पति, बहस्पति नामक ग्रह,-- चन्द्र 
बालभारत' का रचयिता,--राजः इन्द्र, देवों का 
स्वामी । ह 

अमरी (स्त्री०) स्वर्गीय स्त्री, देवी--अमरीकबरीभार- 
अ्रमरोमुखरीकृतम--कुव ० १ । 


अर्मादत (वि०) [ मृद-+कक्‍्त, न० त० ] जो मसला न 
गया हो, जो दबाया न गया हो | 

अममंवेधिता (स्त्री०) मम॑स्थानों पर न आघात करने का 
गण, दूसरों की भावनाओं को अपने वाग्बाणों से 
छंदना (तीर्थंकर के ३५ वाग्गणों मं से एक) | 

अमा [ न+मा-+क | अमावस्या । सम०--वसुः पुरुरवा 
के वंश का एक राजा,--सोमवारः वह सोमवार जिस 
दिन अमावस्या हो, --ब्रतम अमावस्या वाले सोमवार 
को रक्‍खा जाने वाला ब्रत,---हठः एक सपराक्षस 
का नाम--महा ० । 

अमित्रकम्‌ [ न० त० ] [. शत्र॒तापूर्ण कार्य,--राजानमिम- 
मासाद्य सुहच्चिल्लममित्रकम्‌ -- रा० ६।६५।७ । 


अम॒द्र (वि०) [न० ब०] सीमारहित,- अमुद्रदारिद्रय- 
समद्रमग्ना--न ० ६।६५। ७। 
अमतरजस (पं०) कुश का एक पुत्र । 
नाम वदर्भी था । 
अमज (वि०) [न० ब०| जिसने स्तान नहीं किया हूं 
--परिक्लिष्टकवसनामम॒जां राघवप्रियाम्‌ -- रा० ६। 
८१।१०। 
अमत (वि०) [न+म-+क्‍त] 4. जो मरा हुआ नहीं 
2. जो अमर है । सम०--अंशकः एक प्रकार का 
न--कौ० अ० २।११,- अग्रभः इन्द्र का घोड़ा 
उच्च: श्रवा,--अमताग्रभव: पुरेव पुच्छम्‌--शि० २०। 
४३,--ईशाः (अमतेश:) शिव का नाम---उपस्तरणम 
अमृत समान भोजन करने से पूर्व आचमन करन का 
पानी, - करः--किरणः अमत की किरणों वाला, 
चन्द्रमा, ननन्‍्दनः मण्डप जिसमें ५८ स्तम्भ लग हों 
म० पु० २७०।८,- नादोपनिषद्‌ एक छोटी 
उपनिषद्‌ का नाम,--बिन्दृूपनिषद्‌ अथवं वेद की एक 
छोटी उपनिषद्‌; --म॒तिः चन्द्रमा--आप्याययत्यसौ 
लोक॑ वदनामृतमृतिना - भाग ० ४॥१६॥९ ' 
अमषोद्यम्‌ [न--मृषा-- वद्‌+ण्यत्‌ | सत्य उक्ति -भट्टि० 
६।५७ । 
अमोधघ (वि०) [न० त०] 4. अचूक 2. अव्य्थ। सम० 
--अक्षी (स्त्री०) (अमोघाक्षी) दाक्षायणी का नाम, 
->-नन्दिनी शिक्षा की एक पुस्तक का मूलपाठ, 
--बर्ष चवालक्यवंशी एक राजा का नाम । 
अम्ब राधिकारिन [अम्बराधिकार -|)-णिनि | राजदरबार का 
एक वस्त्राधिकारी । 
अम्बरोषकः [अम्ब्‌-+-अरिष --क नि० दीघं:) अन्तनिहित 
या गृप्त आग --उदपानाः कुरुश्नेष्ठ तथवाम्बरीषका 
“हा ९६३ 4 
अम्ब (नपुं ०) [अम्ब्‌--उण्‌ | जल, पानी । सम०--- कन्द 
एक जहीय पौधा, सिंघाड़ा, -कुक्‍्कुटी जलीय मुर्गी, 
--देवम,--देवतम्‌ पूर्वाषाढ नक्षत्र,--नाथः समुद्र, 


इसको माता का 


( १२५१७ ) 


-““पत्तिः वरुण, वेगः पानीका बहाव, बाढ़ - यथा 
नदीनां बहवो5म्बवेगा--भग० ११।२८ । 

अम्बुजिनी (स्त्री०) [अम्बुज--णिनि-- छीष] कमल की 
बेल | सम०  कुटुम्बिन (पुं०) सूय्ये । 

अम्भय ( अप्‌ू+-मय $ ( वि० ) जलयकक्‍त, जलूमय 
“गे ह्म्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया: 
“भाग० । 

अयन (वि०) [अय--ल्यट] जाने वाला, (प्रयोग प्राय: 
समस्त पदों में)। सम०-- कलाः ग्रहणविषयक 
विचलन के लिए (मिनटों में) शोधन--सू ० सि०, 
- ग्रहः किसी ग्रह की देशान्तररेखा जब कि वह 
ग्रहण विषयक विचलन के लिए संयक्त की गई हो, 
“सू० सि०,-- परिवत्तिः अयन का बदलना--- अयन- 
परिवृत्तिव्य॑स्तशब्देनोच्यते-- मी ० सृू० ६।५॥३७ पर 
शा० भा०। 

अयत्नसाध्य (वि०) जो बिना किसी कठिनाई के सम्पन्न 
हो जाय । 

अयत्नोपात्त (वि०) [अयत्न-+-उपात्त] जो बिना यत्न के 
प्राप्त हो जाय । 

अयथाभिप्रतास्यानम्‌ (नपुं०) बरे समाचार का ऊँचे स्वर 
से उच्चारण करना या अच्छे समाचार का मन्दस्वर 
मे कहना अयथाभिप्रेताख्यानं नामाप्रियस्योच्चे:, 
प्रियस्य च नीच: कथनम्‌ --सि० । 

अयस्‌ (वि०) [इ--असुन्‌] जाने वाला, स्पन्दनशील । 
सम० कणपम्‌ एक प्रकार का अस्त्र जो लोहे की 
बनी गोलियों की बौछार करता हू अयःकणपच- 
क्राइच भुशुण्डययतबाहवः--महा ० १।२२७।२५।, 
>पिण्ड: तोप का गोला । 

अयोगः [न+य्‌ज्‌--घज्म ] योगाभ्यास से विचलन, 
>“दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ: - भाग० ६।८।१६ । 

अयोनि (वि०) [न० ब०] अज्ञात माता-पिता की सन्‍्तान 
5 अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षण:--महा० 
१२।१०३।३३ । 

अरकः [इयति गच्छत्यनेन -ऋ-|-अच्‌ --स्वार्थ कन] 
पहिए का अरा । 

अरडा (स्त्री०) एक देवी का नाम - गो० । 


अरण्यपवन्‌ (नपुं०) महाभारत के एक अध्याय का नाम । 

अरन्ध्र (वि०) [न० ब० | जिसमें छिद्र न हों--पस्धन पयो- 
मुच इवारन्ध्रा:--कि० १५।४० । 

अरब (वि०) [न० ब०] शब्दहीन, जिसमें से कोई 
आवाज न निकले । 

अरस (वि०) [न० ब०] . अरसिक, जो ललित कला 

को न सराह सके--किमस्या नाम स्थादरसपुरुषाना- 

दरशते: - नं० 2. जिसमें कोई सत्व न हो, तेज न हो 
“जरसो व्याधिजराविनाशधर्मा -बु० चु० ५।१२ । 


अरात्‌ (अ०) तुरन्त, तत्काल -वततंन्ति यदनीत्या ते तेन 
साक पतन्त्यरात्‌-- शुक्र ० ४॥१२।६६ । 

अराम (वि०) [न० ब०] अरुचिकर, दुःखद । 

अरिकेलि: [ऋ--इन्‌--केल--इन्‌| शत्रलीला, स्त्रीरमण 
“अरिकेलि: शत्रुलीला स्त्रीरत्योश्वापि कीतित: 
“सभगाना० | 

अरित्रम [ऋ-(-इत्र-/अरि--त्र, वा] कवच, जो ज्षत्रओं से 
रक्षा करे (अरिभ्यः त्रायते) नै० १२७१ । 

अरोण (वि०) पूर्ण, भरा हुआ--स्वरमध्वरीणतत्कण्ठ: 
- न० ६॥६५ । 

अरुज (वि०) [न० ब० | 4. जो रोग को नष्ट करे, रोग 
नाशक - विषेभ्यः: खल्‌ सर्वेम्यः कणिकामरुजां स्थिराम 
--सु० 2. नीरोग, पीडारहित । 

अरुणकेतुब्राह्मणमं (नपुं०) अरुण और केतुओं के ब्राह्मण 
का नाम । 

अरुणपराशराः (पु०) एक वेदिक शाखा के अनुयायी 
- अरुणपराशरा नाम शाखिन:--में० सं० ७।१।८ 
पर शा० भा०। 

अरुद्ध (वि०) [न-+रुघ्‌--क्त]| निर्बाध, जिसे रोका न 
गया हो, निर्विध्न । 

अरुन्धतोदशंनम्‌ (नपुं०) विवाह संस्कार के अवसर पर 
की जाने वाली एक प्रक्रिया जिसके अनुसार दुलहन 
को अरुन्धती तारा दिखलाया जाता हे । 

अरुन्धती दर्शनन्यायः यह एक न्याय है, इसके अनुसार 'ज्ञात 
से अज्ञात की भांति क्रमिक शिक्षा ग्रहण की ओर संकेत 
किया गमा हैं जेसे अरुन्धती को दिखलाने के लिए पहले 
किसी और ज्ञात तारे की ओर संकेत किया जाय । 


अरूप (वि०) (न० ब०) वह यज्ञ जिसमें रूप (द्रव्य और 
देवता ) का अभाव हो । 

अरूपिन्‌ (वि०) [न-+-रूप--णिनि] आकाररहित, बिना 
किसी रूप का--बाघायासुसैन्यानामप्रमेयानरूपिण: 

रा० १४२१।१६ । | 

अरोगत्वम्‌ [न० त०] रोग से मुक्त होने की स्थिति | 

अर्क: [अचे--घज् , कुत्वम्‌ | 4. सूर्य 2. सूर्यकान्त मणि 
--अकॉअकंपर्ण स्फटिके--ने ० । सम०--ग्रह: सूर्य 
ग्रहण,--ग्रीवः इस नाम का एक 'साम'--पुष्पोत्तरम 
इस नाम का एक 'साम',--रेतोजः सूर्य का पुत्र रेवत, 
-लऊवणम्‌ यवक्षार । क्‍ 

अधः [अधघं-+धज्य] मूल्य, कीमत। सम०--अपचय:ः 
मूल्य कम हो जाना, कीमत गिर जाना,--ईवैवरः शिव, 
--निर्णयः मृल्य निर्धारण । 

अचनानः (पुं०) अतन्रिकुल से संबंध रखने वाला एक ऋषि । 

आऑजत (वि०) [अर्ज्‌--क्त | अवाप्त, उपाजित--न मे पित्रा- 
जित॑ किडज्चिन्न मया किड्चिदर्जितम्‌ । अस्ति में 
हस्तिशलाग्रे वस्तु पैतामह धघनम्‌--बे ० दे० । 


( १२१८ ) 


अर्जनबदरः अर्जुन नामक पौधे का रेशा, तनन्‍्तु । 


अर्ज तसखि: [ब० स० |] कृष्ण । 


अर्णस । नप्‌ ० ] [ ऋ गण असुन, नुट | 4. पाती, जल 2. रंग 


हि 


--श्री क्लीविभूत्यात्मवददुभुताणंस्‌ू--भाग ० २।६।४४ । 
सम०--जः (अर्णोज:) कमल--न्य णॉदिर्णंजिनाभ: 
--रुहम कमल, प्म--वरगिरम्‌पकर्ण्यायमण रुहाक्षी 
“--उत्ते ० ७॥।९२ । 


: [ऋ--थन ] विषय, पदाथथे, उद्देश्य, इच्छा, अभिप्राय । 


सम०--अतिदेश: (शब्दों के मकाबले में) पदार्थों के 
विषय में लिड्र, वचन आदि का विस्तार अर्थात्‌ एक 
विषय को एसा समझना मानों वे संख्या में बहुत हों, 
स्‍त्री को ऐसा समझना मानों वह पुरुष हो--त० वा०, 
--अनुपपत्ति: (स्त्री०) किसी विशेष अर्थ को निका- 
लने या समझाने में कठिनाई,--अनुबन्धि भौतिक 
कुशलक्षेम से यक्त-तत्त्रिकालहितवाक्यं धम्यमर्था- 
न्‌बन्धि च--रा० ५।५१।२१,--अभिधानस्‌ अभीष्ट 
अर्थ का प्रकट करना--त० वा० ३।११२।५,-- अभि- 
घानम्‌ (वि०) जिसका नाम प्रयुक्त अर्थ से संबद्ध हो 
--अर्थाभिधानं प्रयोजनसम्बद्धमभिधानं यस्य, यथा 
पुरोडाशकपालमिति--मैं० सं० ४ै।१।२६ पर श्ञा० 
भा०,--आतुरः जो लोभी होने के कारण सर्देव 
धन एकत्र करने के लिए द:ःखी रहता हो--अर्थातु- 
राणां न गुरुने बन्चुड--काशिन्‌ (वि०) जो उपादेय 
दिखाई दे (परन्तु वस्तुतः वंसा न हो),--काइ्यंम्‌ 
धनसंबंधी कठिनाई -- निर्बन्धसंजात रुषार्थकाइये मचिन्त- 
थिस्वा- रघृु० ५।२१,--किल्विषिन्‌ (वि०) रुपये 
पैसे के विषय में बेईमान व्यक्ति,--कोविंद (वि०) 
जो राजनीति के विषय में विशेषज्ञ हो, अन्‌ भवी 
-उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्य्थंकोविद:-रा ० ६।४।८, 
--क्रिया . साथंक काय, अर्थात्‌ जो काय सचमुच 


किया ही जाना हैं (विप० शब्दोक्त किया )--असति 
शब्दोक्ते अथ क्रिया भवति - में० सं० १२॥१।१२ पर 
शा० भा० 2. साभिप्राय क्रिया अर्थात्‌ मुख्य काय, 
--गति: अर्थ या प्रयोजन को समझ लेना, अर्थावगम, 
--गंणाः किसी उक्ति के अभिप्राय की खबियाँ, 
-+गहम कोश, खजाना-हरि०,- चित्रम्‌ अर्थों पर 
आधारित एक अर्थालंकार,--दद्नॉंक: अधिनिर्णायक, 
-दश (स्त्री०) सत्यता तथा तथ्यों का ध्यान रखना 
-क्षेमं त्रिकोकगरुरथंदृश च यच्छनू--भाग० १०।८६। 
२१,--हृयविधानम्‌, ऐसी धिधि जिसके दो अर्थ निक- 
लते हों -विघाने चार्थद्रयविधानं दोष:--म ० सं० 
१०।८।७० पर ज्ञा० भा०,--पदम्‌ पाणिनि पर एक 
वातिक - ससूत्रवृत्त्य्थंपदं महाथम्‌--रा० ७॥३६।४५, 
--भावनम किसी विषय पर विचारविमशं , -- लक्षण 
(वि०) जैसा कि आवश्यकता या प्रयोजन के अनुसार 


निर्धारित हो (विप० शब्दलक्षण ) ,--विद्या सांसारिक 
पदार्थों का ज्ञान,-विपत्ति: उद्देय की विफलता 
--समीक्ष्यतामर्थ विपत्ति मा्गंताम्‌ू-- रा० २।१९।४०, 
-विप्रकर्ष: अभिप्रेत अर्थ को समझने में कठिनाई, 
--विभावक (वि०) धन का देने वाला--विप्रेम्यो5र्थ- 
विभावक:--महा ० ३।३३।४४,-.- शालिनू (वि०) 
धनी पुरुष, घनवान,--संग्रह: लौगाक्षिभास्कर कृत 
मीमांसा के एक प्रकरण का नाम,--सतत्त्वम्‌ सचाई, 
-- कि पुनत्त्रार्थसतत्त्वमन्पाठ ७।३।७२ पर म० भा०, 
धन का उपाजन करना 2. उद्देश्य में सफलता,-- हानि: 
(सत्री०)) धन का नाश,- हारिनू (वि०) धन के 
चुराने वाला, जो धन चुराता हूं । 


अर्थात्‌ (अ० ) [अर्थ का अपादान में ए० व०] सच तो यह 


अथ्य 


अ्धे 
अर्थः 


है कि, तथ्यत: | सम०--अधिगतम्‌ (अर्थादधिगतम ]) 
सकेत द्वारा समझा हुआ,-- क्ृतम सचमुच किया हुआ 
--न चार्थात्कृतं चोदकः प्रापयति - मी० सू० ५१२॥८ 
पर शा० भा० । 

(वि०) [अर्थ--ण्यत्‌ ] 4. सच्चा, वास्तविक-- अ्थ्य॑ 
विज्ञापयन्नव - रा० ६।१२७।२५ 2. धन प्राप्त करने 
में चतुर--तमथंमर्थशास्त्रज्ञा: प्राहुरथ्थ्या: सुलक्षमण 
जज रा० ३॥४३॥३३ । 

(घि०) [ऋषधष--णिच्‌ --अच | आधा । 
[ऋघ्‌-+-घजञा ] 4. वृद्धि 2. भाग, अंश, पक्ष । सम० 
--असिः एक धार की तलवार, छोटी तलवार 
- अर्घासिभिस्तथा खर्ज़ूः-महा० ७।१३७।१५,-- कर्ण: 
अध॑व्यास, आधी चौड़ाई, चित्र (धि० ) अधंपारदर्शी, 
एक प्रकार का अंशतः पारदर्शी पत्थर,-- जीविका, 
“ज्या, चाप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने 
वाली लम्बरेखा,--पञ्चम (वि०) साढ़े चार, 
-अ्राणम्‌ दो भागों का ऐसा संघान करना जसा कि हृदय 
के दो टुकड़ों का--मूलाग्रे कौलक॑यकक्‍्तमर्धप्राणमिति 
स्मतम--मान ० १७।९९,--मागधो प्राचीन जन ग्रन्थों 
में प्रयकत प्राकृत बोली,--वायः: आंशिक पक्षाघात, 
एकांगी लकवा,--वद्धिः किसी राशि पर देय ब्याज 
का आघा भाग,--शतम््‌ 4. पचास 2. डेढ़ सौ-म० 
सं० ८।२६७,--समस्या श्लोक जिसका पूर्वार्ध एक 
व्यक्ति बोले, तथा उत्तराघ दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरा 
किया; जाय--ने ० ४।१०१, - सहः उल्ल । 


अध्यं (वि०) [अरध--य] अघूरा, जो अभी पूरा किया 


जाना हं--अधा ते विष्णो विदुषा चिदध्ये:--ऋ ० 
१।१५६।१। 


अपित (वि०) [ऋ--णिच्‌ -|-क्त | . छूगाबा गया, जड़ा 


गया --द्रमाणां विविध: पुष्प: परिस्तोममिवापितम 
--रा० ४।१।८, रघ० ८।८८ 2. उंडली गई - हस्ता- 
पितनेयनवारिभिरेव (शशाप)-रघु० ९।७८ 3. परि- 


( १२१९ ) 


वतित, सौंपा गया--चित्रापितारम्भ इवावतस्थे--कु ० 
३।४२ 4. प्रति पूर्वक -- वापिस सौंपा गया --प्रत्यपित- 
न्यास इव--श० | 

अमे:,--मंस [ ऋ-- मन्‌ |!. आँख का एक रोग 2. कब्रिस्तान । 

अर्मा: (ब० व०) खंडहर, कड़ाककंट । 

अवंबाहः (पं०) [क्र--वनिप्‌"-अवन्‌ +-वह +घञ 
न० ब०]| धड़सवार - आगच्छन गरुतरगवमववाह 
-शिव० २४।६४ । 

अर्वाक्तन (वि०) (अर्वाच-+-तन) न पहुँचने वाला, पशच- 
वर्ती, प्रकृृतिपुरुषयो रवॉक्तना भिर्नामझूपाभी रूप-- 
निरूपणम--भाग ० ५॥३॥४ । 

अहँ (वि०) [अहंँ +अच] योग्य समर्थ - न त्वां कुमि 
दशग्रीव भस्म भस्माहंतेजसा--रा० ५१२२॥२० । 

अ्हा [अहँ +घजा +टाप] सोना निध० । 

अलक्तकाडूः (वि०) [अलक्त--भड्ट] अलक्ता से चिह्नित 
हू अद्ध जिसके--अलक्तकाडू।नि पदानि पादयों 
त््बाए 

अलक्षण ( वि० ) | । ० ब० ] जो समझ मे न आवे->सेेय॑ 
विष्णोमंहामायाइबाधयाउइलक्षणा यया. भाग० १२॥६। 
हा 

अलक्ष्मन (वि०) अशुभ लक्षणों से युकत-अपसब्य॑ ग्रहाइच- 
क्ररलक्ष्मणं दिवाकरम---महा० ६।१०२।२१ । 

अलक्कारमण्डपः [त० स० | श्रगार कक्ष, वह स्थान जहाँ 
मन्दिर की मतियों का श्रृंगार किया जाता है । 

अलमकः (पु०) मेंढक, दे० अनिमक । 

अलवण (वि०) [न० ब०] लवणरहित, बिना नमक की-- 
महा ० १३।९९४।६९४ । 

अलसगामिनी (स्त्री०) मनोज्ञ गति से चलने वाली 
महिला । 

अलसिका (स्त्री०)) अधिक बार मल त्यागने के कारण 
उत्पन्न आलस्य या थकान । 

अलाञुछन (8) [न० ब०] निष्कलंक । 

अलातज्ञान्ति: (स्त्री०) माण्डक्योपनिषद्‌ पर गौडपाद की 
टीका का चतुथ पाद । 

अलाबवोणा (स्त्री०) तुम्बी के आकार की बनी वीणा । 

अलीकम्‌ [अल-|-बीकत्‌ ] चिन्ता, झोक--अलीकं मानसं 
त्वेक --रा० २।१९६ । 

अल्प्तमहिमन्‌ (वि०) [न० ब०| जिसकी अक्षण्ण कीर्ति 
बनी हुई 

अलुप्तवशस (वि०) [न० ब०] जिसकी ख्याति छरप्त नहीं 
हुई है, यशस्‍स्वी । 

अलोकक्रतम [न० त०] आध्यात्मिक मक्ति के लिए अभि- 
प्रेत ब्रत जेसे ब्रह्मच्ं पालन, (इस ब्रत की भावना 
भौतिक सुखों के विरुद्ध हैं) - चरन्त्यलोकब्रतमत्रणं वने 
- भाग ० ८।३।७ । 


अलोमक, अलोमिक (वि०) [न० ब०] जिसके बाल न 
उगते हों, बिना बालों का 

अलोलः (पं) चौदह मात्राओं का एक छन्‍्द । 

अल्प (वि०) [अल--प] थोड़ा, मामूली, नगण्य (विप० 

महत्‌, गुर)। सम०-अचतरम वह शब्द जिसमे 
अपेक्षाकृत दूसरे शब्द से कम वर्ण या मात्राएं हों--पा ० 
२।२।३४,--गोधूम: एक प्रकार का गेह जो ज़रा 
छोटा होता हं,नासिक:ः एक छोटी दहलीज़ या 
दालान, मान० ३४।१०६,-प्रुण्य (वि०) जिसमे 
घामिक मूल्य नगण्य हो,--सत्त्व ( वि० ) दुबंल, 
बलहीन,--सार ( वि० ) जिसका फल नहीं के 
बराबर हो । 

अल्लकम्‌ (नप्‌०) धनिये का बीज । 


अल्लका (स्त्री०) धनिय का पौधा । 

अवतरम (अ०) और आगे, आगे दूर- ऋ० १।१२९।६ । 

अवकोलकः [अव-+कील--कन्‌ | अच्चर, खँटी जो अन्दर 
ठोकी गई ह-क्षत्पिपासावकी लकम-महा ० १४।४५॥३ । 

अवकृत (वि०) [अव-+-कृ+-क्त | नीचे की ओर बढ़ा हुआ 
नीचे को ओर झका हुआ । 

अवकीर्ण (वि०) [अवकृ-क्त ] अव्यवस्थित, व्यवस्थास पेक्ष 
>-दृष्टवा तथावकीणण त्‌ राष्ट्रम - महा० ९४११६ । 

अवगल (भ्वा० पर०) नीचे गिर जाना, फिसल जाना 
सौवर्णवलयमवागलत्कराग्रात्‌ू--शि० ८।३४ । 

अवग्रहधों (पं०) [न० ब०] दुराग्रही, हठी--कमण्यवग्रधियो 
भगवन्विदाम:--भाग० ४॥७)।२७। _ 

अवधाटकम्‌ (नपुं०) एक प्रकार की माला जो आकार में 
छोटी होती चली जाय--कौ०, अ० २।११ । 

अवधात (वि०) दे० 'अवहन्‌ के नीचे । 

अवधघुष्ट (वि०) [अव-घृष-+-क्‍्त ] घोषणा किया गया 
अवमानना पूर्वक मुनादी की गई । 

अवध्नात (वि०) [अवध्रा--क्त] संघा हुआ, चूमा गया 
-अवपष्रातइच मघधेनि--रा० २।२०॥१ । 

अब ध्रापणम॒ [अव-+- प्रा+-णिच-+-ल्यट | संघवाना । 

अवचरः [अव--चर--अच ] साईस---तुरगावचरं स बोध- 
यित्वा--ब० च० ५।६८ । 

अवधि (स्वा० पर०) परखना, चनना, छॉटना । 

अवचिचीषा [अव--चि--सन-+टाप | संग्रह” करने की 
इच्छा-- प्रमदया कुसमावचिचीषया- शि० ६।१० । 

अवचररिः, अवच रिका वत्ति, टीका, भाष्य, टिप्पणी । 

अवच्छटठा विनोदपरक' चाल, लीलायक्त गति--अवच्छटा 
कापि कटाक्षस्थ - नं० १६।६४ । 

अवच्छेय (वि०) [अव-छिद-+-णिच्‌ +ण्यत| अछरूग 
किय जाने के योग्य, पृथक्‌ किय जाने के लायक़ । 

अक्तान: [अव--तनु+घजणञा] तन्‍्तु, सूत--लतावतानतः: 
-- महा० २।२४।२६ । 


हि 


( १२२० ) 


अवत्‌ (म्वा० पर०) पार करना-त्वया5वतीर्णोडण॑ उता- 
प्तकाम:--भाग ० ३॥।२४।३४ । 

अवतरणमड्भलम (नपुं०) हादिक स्वागत । 

अवतरणिका (स्त्री०) संक्षिप्त विवरण । 

अवताररहस्यम्‌ (नपु०) अवतार लेने का भेद । 

अवतारोहेशः (अवतार -- उद्देश:) अवतार लेने का प्रयोजन । 

अवबतारणम्‌ [अव--तृ+णिच्‌ --ल्यूट| उतार, अवतार 
““पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरंशावता रणम्‌--महा ० 
१।२।४२ । 

अवद्यत्‌ (वि०) [अवदो-+-शत] तोड़ने वाला, शतशो विशि- 
खानवद्यते--कि० १५।४८ । 


अवधि: [अव--धा--कि] शासनादेश, अधिदेश,--वयं तु 
भरतदेशा&र्वाध कृत्वा हरीश्वर-रा० ४॥८।२५ | सम० 
-: ज्ञानम जेन शब्दावली में ज्ञान की तीसरी अवस्था 
जिसमें इन्द्रियातीत विषयों का ज्ञान भी मनुष्य को हो 
जाता है । 

अवहित (वि०) (वेद) [अवर-+घा-+क्त] मग्न, पतित, 
--त्रितः कृपेडबहितो देवान्‌ हवत-ऋ ० १।१०५१७ । 

अवधारणम्‌ [अव-धृ्‌ +णिच्‌ --ल्यूट] (नाम का) उच्चा- 
रण करना--न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञ: संज्ञावधारणात्‌ 
रा० ५।३३।१० | 

अवधृत (वि०) [अव--धृ--क्त] . समझा हुआ, जाना 
हुआ 2. (ब० व० ) इन्द्रियाँ (सांख्य० में) । 

अवध्ये (भ्वा० पर०) तिरस्कार करना--सोब्वध्यातः: 
सुररेवम्‌ --भाग० ३।१२।६ । 

: अवध्यानम्‌ [अव-+-ध्य--ल्यूट] तिरस्कार--यथा तरेसद- 
वध्यानमंह:--भाग ० ५।१०।२४ | 

अवनिः (स्त्री०) [अबव्‌--अनि| . भूमि, पृथ्वी 2. नदी । 
सम० जः मंगल ग्रह,--जा सीता,--भत्‌ राजा, 
पहाड़,--सारा केले का पौधा । 

अवनिष्ठोव॒ (दिवा० पर०) किसी पर थकना-- अवनिष्ठी- 
वतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठी छेदयेन्रप:--मनु० ८।२८२ । 

अवनेय (वि०) [अव--नी- ण्यत्‌| अनसरण कराये जाने 
योग्य - अरण्यमुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यसि--रा० 
७।४६।९ | 

अवन्तिसुन्दरीकथा (स्त्री०) एक रचना जो दण्डी कवि की 
कृति बताई जाती है । 

अवन्तिका (स्त्री०) 4. वर्तमान उज्जन नगर 2. उज्जैन 
वासियों की बोली । 

अवन्ध्यकोप (वि०) [न० ब०] जिसका क्रोध प्रभाव रखने 
वाला है. अवन्ध्यकोपस्थ विहन्तुरापाम्‌ कि० १। 

अवपतित (वि०) [अवपत्‌--क्त] नीचे गिरा हुआ - फलै- 
वृक्षावपतितं: रा० २।२८।१२ । 

अवपानम्‌ (वेद०) [अवपा--ल्यू ] पीना मापस्थानं महि- 
षेवावपानात्‌ू--ऋ ० १०११०६।२ । 


अवपोधिका (स्त्री०) (पत्थर आदि कोई) वस्तु जो नगर 
को दीवार से नगर पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं 
पर फंकी जाय. महा० । 

अवपष्लु (भ्वा० आ० ) नीचे छलांग रगानी--स्वनिगममप- 
हाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लतो रथस्थ: - भाग० 
१।९।२७ । 

अवबोधित (वि०) [अवबुध्‌ -|-णिच्‌ --क्त] जगाया हुआ 
“रामो रामावबोधित:---रघु० १२।२३ । 

अवभज्भः (वि०) [ अवभज्ज्‌्--धज्य ] टूटा हुआ, 
जिसकी हड्डी टूट गयी हो,--ड्भरः . तोड़ देना 
2. (नाक या कान का) बींघना । 

अवसदः [ अव--मृद--घऊ_ _]. संघर्ष, हलचल--न त्वां 
समासाध्य रणावमर्द--रा० ५।४८।६ 2. एक प्रकार 
का ग्रहण । न 

अवमदिन्‌ (वि०) [ अवमर्द--णिनि ] हत्यारा,--महात्म- 
नस्तस्य रणावमदिन:--रा० ५१३७।६५ । 

अवमशित (वि०) [ अवमृश् -+णिच्‌ --क्त ] . बिगड़ा 
हुआ, नष्ट किया हुआ--इति दक्ष: कवियंन्ञं भद्ररुद्राव- 
मशितम्‌--भाग० ४।७।४८ । 

अवमूत्रयत्‌ (वि०) [ अवमूत्र---शत्‌ ] मूत्र करके भूमि 
की गन्दा करने बाला- अवमृत्रयतों मेढ़म - मनु० 
८।२८२ । 

अवमेह: [| अवमिह -+-घज्ण_] विष्ठा, मल-- काम प्रयाहि 
जहि विश्ववसोध्वमेहम्‌ --भाग ० ९।१०।१५ । 

अवयवप्रसिद्धिः (स्त्री०) (शब्द के) खण्डों का निर्देशन, 
व्यूत्पत्तिपरक सार्थकता - न चावयवप्रसिद्धधा सम- 
दायप्रसिद्धिबध्यते-मी ० सू० ६।८।४१ पर शा० भा०। 

अवयुत्यनुबवाद: (प०) किसी वस्तु का अंझणों में उल्लेख 
करना--एक वृणीत इत्यवयुत्यनुवादोष्यं त्रयाणामेव 
--म० सं० ६१४३ पर शा० भा० । 

अवरक्षणो [ अवरक्ष -+ल्यूट--छीप | घोड़े को बाँधने की 
रस्सी-- हरि० । 

अवरीकू (अवर +च्वि-+-क--तना० 3०) निकट छाना 
> जवादवरीकृतदूरदकपथ:-- ने ० १६।२६ । 

अवरुदित (वि०) | अवरुद+क्त ] जो आँसुओं के गिरने 
से अपवित्र हो गया हो अवजक्षुतावरुदितं तथा श्राद्धे 
च वर्जयेंत्‌- महा० १३॥९१।४१ । 

अवरुद्ध (वि०) [ अवरुध्‌ --- क्त | अत्यन्त व्याकुल--प्रहषें- 
णावरुद्धा सा -रा० ६।११३।१४ | 

अवरोधः [ अवरुध्‌-+-घजा ] बाध्य करने वाली शक्ति 
“भ्रजानन्दावरोधेन गृहेषु लोक नियमयत्‌ -- भाग० 
५।४।१४। सम०-यगृहः अन्तः:पुर,--जनः अन्तःपुर 
की महिलाएं । ह 

अवरोपितः [ अवरूप्‌--णिच्‌--क्त | 4. सिंहासन से 
उतारा हुआ, निष्कासित--पुराहं वादिना राम 


( १२२१ ) 


राज्यात्स्वादवरोपित:-रा ० ४॥८।३२ 2. घटाया हुआ, 
ऊनीकृत --इतरेष्वागमाद्धम: पादशस्त्ववरोपित:-मनु ० 
१।८२ । 

अवर्णसंयोग: | त० स० | 4, दो भिन्न ध्वनियों का मेल 
2. किसी भी वर्ण से संबंध का अभाव । 

अवतंमान (वि०) [ न० ब० ] जो चाल समय से कोई 
सम्बन्ध न रक्‍खे । 

अवलम्बित (वि०) | अवलम्ब +क्त ] चिपका हुआ, 
पकड़ा हुआ, आश्रित--समभिसृत्य. रसादवलम्बित: 
>5+शि० ६।१० । 

अवलेहा (वि०) [ अवलिह +पण्यत्‌ ] चाटने के योग्य । 

अवलेखा [ अवलिख-|-अ, स्त्रियां टाप | रेखा खींचना, 
रेखाचित्र बनाना, रेखाकृति । 

अबलोकलव: [ त० स० | दृष्टि, कटाक्ष । 

अवशप्त (वि०) | अवदशप+क्त ] अभिशप्त-महा० १३। 

अवश्य (क्रया० पर०) 4. टटना 2. चारों ओर बिखर 
जाना---स तस्या महिमा दृष्ट्वा समन्तादवश्ीयंत -- 
रा० १।३७।१३ । 

अवशी्ण (वि०) [ अव+श-+कक्‍्त |] टूटा हुआ, च्र-चूर 
किया हुआ । 

अवषटकार (वि०) चिसम 'वषट शब्द का उच्चारण न 
ही, जिसमें वेद के सांस्कारिक मन्त्रों के उच्चारण की 
प्रक्रिया न हो । 

अवसन्न (वि०) [ अवसद्‌-+क्‍्त ] बुझा हुआ, उपरत, 
मृत--ततस्तेष्ववसन्नष सेनापतिष पञ्चसु - रा० 
५॥४६।२३८ । 

अवसरप्रतोक्षित (व०) [त० स० | जो किसी अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहा हो ॥ 

अवसरान्वेषिन्‌ (वि०) [ त० स० ] जो किसी अवसर की 
ताक में हो 

अवसाय: [अव-+-सो--घऊञा |] जो समाप्त करता हुं---अव- 
सायो भविष्यामि दुःखस्यास्य कदा न्वहम-भट्ठटि ०६।८ १। 

अवसायक (वि०) [अव-+-सो+ण्वरू | विनाशात्मक --अव- 
यन्पत्रिण: शम्भो: सायक रवसाय:--ककि० १५॥३६। 


अवस्कन्दः [अव--स्कन्द्‌ --घज्ण_] (विधि में )दोषारोपण, 
इलज़ाम । 

अवस्कन्न (वि०) [ अव-+स्कन्द--क्त ] १. बिखरा हुआ 
फला हुआ 2. आकान्त । 

अवस्कारः [ अव-+-स्क-+-घजञ्णम ] हाथी के चेहरे का आगे 
को ओर उभरा हुआ भाग -मातं ० ५॥८।१२ । 

अवस्थानम | अव-+स्था--ल्यद | !, सहारा-योअवस्था- 
नमन ग्रह: --भाग० ३।२७॥१६ 2. स्थय, स्थिरता--- 
अलब्धावस्थान: परिक्रामति --भाग ० ५१२६।१७ । 

अवस्नात (वि०) [| अव-+स्ना-+क्त ] जिसमें किसी ने 

. स्‍्नानकर लिया हूं, (जल) । 


अवस्फूर्ज (म्वा० पर०) खुर्राट भरना, 'घुर्राटा' करना 
-महा ० ६७ | 

अवहारः [अव-) हू +घजञा | जो उड़ा कर ले जाता ह न 
जीवस्यावहारों मां करोति सुखिनं यमः - भट्टि 
६।॥८ १ । 

अबह्े (म्वा० पर०) (वेद०) पुकारता, ब॒ुलाना -विशो 
अद्य मस्तामवह्वये ऋ० ५॥५६।१ । 

अबाछिद्‌ (र॒ुघा० पर० ) फाड़ देना, छिन्न-भिन्न कर देना 

अवाड्चित (वि०) [ अवाञज्च--कक्‍्त ] नीचे की ओर 
झका हुआ । 

अवाचीन (वि०) [अवाच--ख | १. जो नीची निगाह से 
देखता हैं -दुर्योधनमवाचीनं राज्यकाम॒ुकमातुरम्‌ 

महा० ८।८।१७ 2. नीच, पांपी--बद्धि तस्थापक- 

पन्ति सोब्वाच्रीनानि पद्यति -- महा ० ५१३४।८१ । 

अवातल (वि०) जो वातग्रस्त न हो -सु० । 

अवान्तरवाक्यम्‌ (नपं०) मूल कथन के कुछ अंशों को 
त्याग कर, चयन की हुई उक्ति न च महावाक्य 
अवान्तरवाक्यं प्रमाणं भवति - मं० सं० ६।४।२५ पर 
शा० भा० । 

अवारित (वि०) [अ-+-व॒ृ-+णिच्‌ --कक्‍्त] जिसे रोका न 
गया हो,--तम्‌ (अ०) बिना किसी रुकावट के । 
सम ०--कवाटद्वार (बिं०) नहीं रोका हुआ अर्थात्‌ 
खला हुआ हू द्वार जिसके लिए 

अवाह्य ( या +वह +णिच-+ण्यत्‌] जो ले जाय 
जाने के योग्य न हो । 

अविकच (वि०) [न० ब०] जो खिला न हो, अर्थात्‌ बन्द 


( 

अविकारिन (वि०) [न-+विकार-)-णिनि] . जिसमें कोई 
परिवर्तन न हो 2. स्वामिभक्त--स्थान युद्ध च कुशला- 
नभीरूनविका रिणए:--मन्‌ ० ७।१९० । 

अविकार्य (वि०) [न० त०] अपरिवत्य॑ अविकार्योथ्यमु- 
च्यते -भग० २॥२५ । 

अविक्रियात्मक (वि०) [न० ब०] जिसका स्वभाव अपरि- 
वत्यं हो, जिसको प्रकृति न बदले । 

अविक्षोम्य (वि०) [न० त०] १. जिसमें कोई हलचल न 
हो 2जी जीते न जा सकें --अविक्षोम्याणि रक्षांसि 
--रा० ६।५।२७ । 

अविखण्डित (वि०) [न० त०] अविभक्त, अविचल । 

अविगान (वि०) [न० ब०] अपस्वर रहित (गायन ) । 

अबिगीत (वि०) [न० त०] विकल करने वाले स्वर जिस 
मनहों 

अविचक्षण (वि०) [न० त०] १. अकुशल, जो चतुर न 
हो, 2. अनजान, अज्ञानी । 

अविचिन्त्य (वि०) [न-+वि-+चिन्त्‌+ण्यत्‌]) जो समझा 
न जा सके, जो समझ से बाहर हो 


( १२२२ ) 


अविच्छिनप्न (व०) [न० त०] साधारण, सामान्य -न विशे- 
पन गन्तव्यमविच्छिन्नेन वा पुन--महा ० १२।१५२॥२२। 

अवितकित (वि०) [न० त०] अप्रत्याशित, जिसके लिए 
पहले कभी तकना न की हो । 

अधितक्य (वि०) [न० त०] जिसका अनुमान न लगाया 
जा सके | 

अवितु (वि०) [अव्‌-+ णिच्‌ -- तृच्‌ ] प्ररक्षक, --तातारमि- 
न्द्रमवितारमिन्द्रमू- म० ना० २०।३ । 

अबविद (अ०) बिस्मयादिद्योतक अव्यय--अर्थ हुं हन्‍्त, ओह 
-मुच्छ० १ । 

अविद (वि०) [न+विद--क्विप| अनजान, अक्ञानी 
--अंविदो भूरितमसो-- भाग ० ३३१०।२० । 

अविदृषक (वि०) [न० त०] निरीह, भोलाभाला --अहित॑ 
चापि पुरुष न हिस्य रविदूषकम्‌--रा० १॥७।११ | 

अविदूसम्‌ (नपुं०) [अवि+दूस पा० ३।२।३६ वा० |] भेड़ 
का दूध । 

अविद्धनस,--नास्‌ (वि०) [न० ब०] (वह बेल) जिसके 
नाक में नकेल न डाली गई हो । 

अविधायक (वि०) [त+विधा--'वुल] जिसमें विधि या 
आदेश की शक्ति न हो--नहि विधायकाविधायकयो- 
रेकवाक्यत्वं भवति --मी ० सू० १०।८।२० पर 
शा० भा०। 

अविनेय (वि०) [न० त०] . जो नियंत्रण में न आ सके 
2. जो शिष्य न बन सके । 

अविनाशिन (वि०) [न० त०] जिसका कभी नाश न हो, 
आत्मा । 

अधिनिणय: [न-+विनिर्‌ नी +अच ] अनिर्णय, निर्णय का 
अभाव । 

अविनीय (वि०) निष्कपट, निर्दोष 

अधिपयंयः [न० त०] विरोध का अभाव, संशय का अभाव, 
असन्दिग्१ध स्थिति -अविपयेयाद्विशुद्धमू--सां० का० 
४ । 

अविप्रतिपत्तिः (स्त्री०)] [न०त०] मतभिन्नता का अभाव 
->-शब्दस्पशेरूपरसगन्धेष्वविप्रपत्ति: इन्द्रियजय:---कौ ० 
अ० १६ । 

अविप्रवास: [न० त०] एकत्र रहना, घनिष्ठ मिलन । 

अविप्रहत (वि०) [न० त०] (वह जंगल या मार्ग) जहाँ 
किसी के पर न पड़े हों । 

अविप्लत ( वि० ] |न ० तें० ै अन्यूनीकृत, अधिकृत | 

अविभासित (वि०) [न० त०] जो हिसाब किताब में न 
लिया गया हो । 

अविरल (वि०) [न० त०] विज्ञाल, स्थूलकाय --अविरल- 
वपुष: सुरेन्द्रगोप: - कि० १०।२७ । 

अविरधिकन्याय: (पुं०) व्याकरण का एक न्याय जिसके 
आधार पर “अवि' को 'अविक' हो जाता है । 


अविरहित (वि०) [न० त०] अवियक्त, जो कभी पृथक न 
किया गया हो--अविरहितमनेकेना छहूभाजा फलेन 
>-कि० ५॥५२ । 

अविलक्ष्य (वि०) [न० त०] गुप्त, जिसका मुकाबला न 
किया जा सके, जिसको रोका न जा सके--अविलक्ष्य- 
मस्त्रमपरम्‌--कि० ६।४० । 

अविवक्षितवचनता (स्त्री०) उन मनन्‍्त्रों की स्थिति जो 

“अपनाशाब्दिक अर्थ प्रकट करने के लिए अभिप्रेत 
नहीं होते । 

अविवक्षितवाच्य (वि०) [न० ब०] ध्वनि काव्य का एक 
भेद जिसमें शाब्दिक अर्थ अभिप्रेत नहीं हैं । 

अविवेचक (वि०) [त० त०] जो किसी वस्तु के विवेचन 
की बूद्धि नहीं रखता । 

अविवेचना [नवि-+विच्‌--यच्‌-+टाप्‌] विवेक बुद्धि का 
अभाव । 

अविज्ञय:ः [अव--शी +अच्‌ ] संदेह का अभाव-यदिं वा 
अविशये नियम:--मी ० सू० ८।३।३१। 

अविशेषवचन (वि०) वह कथन जिसमें कोई विशेष विव- 
रण न दिया गया हो--अविद्येषितवचन: शब्दो न 
विशेषेव्यवस्था पितो भविष्यति--मी ० सू० ४॥३।१५ । 

अविश्रम्भ: [न० त०] विश्वास का अभाव, अविश्वास, 
अप्रत्यय । 

अविषक्त (वि०) [न० ब० ] निरवबाघ, अनियन्त्रित, जिस 
पर कोई प्रतिबन्ध न हो - तुभ्य॑ नमस्तेस्त्वविषक्तद्‌- 
प्टये - भाग ० १०।४०।१२, अविषक्तवेगः-"किठ 
१३।२४ । 

अविषद्य (वि०) [न० ब०]॥. जिसका निर्णय करना 
कठिन हो--सीमायामविषद्यायाम्‌-मनु० ८।२६५ 
2. जो सहा न जा सके -अविषद्यव्यसनन धमिताम्‌ 
--+कि० ४॥३० 3. जहाँ पर पहुँचना कठिन हो 
--चक्षुषामविषद्यम्‌ - महा ० १४।२०१३ । 

अव्सिंवाद: [न० त०] विरोघ न प्रकट करना, अपनी 
प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना । 

अविहस्त (वि०) [न० ब०] अनद्विग्गन, साहसी -अथ भृश- 
मविहस्तस्तत्र कान्तारगर्भ--शिव० ३६ । 

अविहा (अ० ) हन्त ! अहो !। 

अविहित (वि०) [न+-+वि-+घधा--क्त] जो नियत न किया 
गया हो, जिसका विधात न किया गया हो । 

अवो (स्त्री०) [अवत्यात्मानं लज्जया अव्‌--ई ] रजस्वला 
सत्री--उणादि० ३।१५८ । 

अवोचिसंशोषणः [अवीचि-- सम+ शुष्‌ + णिच्‌ --ल्युद | 

“समाधिका विशेष प्रकार । 

अवृष्टिसंरम्भ (वि०) [न० ब०] बारिश के तैयारी किये 
बिना आरम्भ करने वाला--अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बवा- 
है[्‌ 3० । 


( श१रररे ) 


अवेक्षमाण (वि०) [अव--ईक्ष +-शानच्‌] सध्यान देखने 
वाला--अवेक्ष माणवइच महीं सर्वातामन्ववक्षत-रा०५ । 

अवेदबिद्‌ (नि०) [अवेद--विद्‌--किवप्‌ | वेदों कोन 
जानने वाला । 

अवेदबिहित (वि०) [अवेद--वि-+-धा +क्‍त] जिसका वेद 
म॑ विधान न हो । 

अवेदना [न-+विद्‌ू+यच्‌ |] पीड़ा का अभाव । 

अवेयात्यम (नपूं०) लजाना, लज्जा का भावना रखना । 

अवेशेषिक (वि०) [न--विशेष -|-ठक] जो किसी विशेष 
परिणाम को दर्शाने वाला न हो, जिसका कोई फल न 
निर्केले---अवैशे षिको5यं हेतु:--मी० सू० ११।१।१ पर 
शा० भा० । 

अव्यद्भरय (वि०) [न० ब०] . निरपराव 2. जिसमें 
घ्वनि या व्यञजना का अभाव हो (काव्य में) । 

अव्यतिरेक: [न० त०] अपार्थक्य, निरषवाद, (वि०) 
न ब०] जो भूलने वाला न हो, जो कोई त्रुटि न 

। 

अव्यपदेदय (वि०) [अव्यपदिश +ण्यत्‌| जिसकी परिभाषा 

ने की जा सके । 


अव्यपोह्य (वि०) [अव्यप|-+वह--श्यत्‌] जिसको 
झठलाया न जा सके, जिससे इंकार न किया जा 
सके । 

अव्ययम [न० त०] कुशलक्षेम, हित, कल्याण---यूधिष्टिर- 
मथापच्छत्सवॉइच सुहृदो5व्ययम्‌ू--भाग ० १०।८३॥ १ । 

अव्यवच्छिन्न (वि०) [अव्यव--छिद्‌--क्त] न टूटा हुआ, 
जिसमें कोई विध्न न पड़ा हो, निर्बाघ | 

अव्यवसायः [अव्यव--सो--घज्ज_] निर्णायक शक्ति या 
संकल्प का अभाव । द 

अव्यवसायिन (वि०) [अव्यवसाय-+णिनि] आलसी, जो 
निर्णायक बृद्धि से रहित हूँ बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 

_ बृद्धयोउव्यवसायिनाम्‌ू-- भग० २।४१। 

अव्यविकन्यायः (पुं०) तु० “अविरविकन्याय:, यद्यपि 
अवि' का ही अविक' बनता हूँ, परन्तु अविक' से 
'अविक! (बकरी का मांस) ज॑ंसा कोई दूसरा शब्द 
'अवि से नहीं बनता । 

अब्याक्षेप: [न-|-वि--आ--क्षिप-+घज्ा] अनियमितता 
या आरम्भिक कठिनाई का अभाव--अव्याक्षेपो भवि- 
ध्यन्त्या: काय सिद्धेहि लक्षणम-- रघु० १०।६ । 

अव्याजकरुणा (स्त्री०) निष्कपट दया, स्वाभाविक सहानु- 
भूति - अव्याजकरुणामृतिः ललि० । 

अव्याहृतम॒ (नपुंं०) [अव्या+ह+-क्त| चुप रहना, न 
बोलना--अव्याहृतं व्याहृताच्छ य. आहुः:--महा ० 
५।२६।१२ । 

अशितम्‌ (नपुं०) [अश+-क्‍्त] . जो खाया जाय, खाद्य 
-- प्राहरब्भक्षणं विप्राह्मशितं नाशितं च तत्‌ू--भाग ० 

१५४ 


. ९।४।४० 2. वह स्थान जहाँ पर कोई खाया जाता 

है-- अधिकरणवाचिनहच - पा० २।३।६८ । 

अशकुनः,-नम्‌ [न० त०] अशुभ शकुन, बुरा शकुत - केल- 
यज्नपि सव्यथोज्वतस्थेड्शकुनेन स्खलितः किलेतरो5पि 
>-शि० ९।८३। 

अशठ (वि०) [न--शठ--अच्‌] जो ढीठ न हो, आज्ञा- 
कारी--अजिहास्याशठस्य च दासवर्गेस्थ भागधंयम्‌ 
--मन्‌ ० ३।२४६, इदे ते नातपस्काय नाशठाय 
“- भग० । ; 

अशब्दार्थ: (अदशब्द-|-अर्थ:) 4. शब्द द्वारा अनभिप्रेत अथ 
2, वह अर्थ जो प्रत्यक्ष रूप से वाक्य से प्रतीत (अभि- 
हित) न होता हो _ अशब्दार्थोषपि हि प्रतीयते - मं० : 
सं० ४।१।१४ पर शा० भा० । 

अज्ञाब्द (वि०) [न-+-शब्द--अण्‌] जो शब्दों से प्रतीत न 
होता हो-- में ० सं० ५११॥५ । 

अशिथिल (वि०) [न० ब०] . जो ढीला न हो, कसा 
हुआ 2. प्रभावशाली । 

अशिशिर (वि०) [न० ब०] गम । सम०- करः, 
--किरणः, - रह्षिमः सूयं--नीतोछायं मुहुरशिशिरर- 
दमेरुखेः--कि० ५१३१ । 

अशीतल (वि०) [न० ब०] गर्म--दघत्यूरोजद्ययमुर्व शीत- 
लम्‌--शि० ९॥८६ । 

अशीतिद्रयम (नपुं०) बयासी प्रइन जो क्ृष्णयजुवेद के सात 
काण्डों में विभक्‍त हू । 

अशभशंसनम्‌ [अशुभ--शंस्‌ --ल्‍्युट्‌ | बुरा समाचार देना । 

अशुभोदयः (अशुभ--उदयः) [अशुभ--उद्‌+-इ+-भअच्‌ | 
अशुभ सूचक शकुन । 

अशकजा (स्त्री०) एक प्रकार का चावल । 

अशोकज (वि०) जो दुःख या शोक से पंदा न हुआ हो, 
हर या खुशी से उत्पन्न--अशोकज:ः अश्रुबिन्दु्ि: 
“7-२० ६।१२५।४२ | 

अशोभनम्‌ [न--शुभ्‌-ल्यूट] अपराध, त्रुटि, दोष--रामेण 
यदि ते पापे किड्चचित्कृतमशोभनम्‌--रा० २।३८।७ । 

अव्मवर्ष: [ब० त०] 4. ओले पड़ना 2. (शत्रु पर) पत्थर 
फेकना । 

अद्यानम्‌ [+-+-श्ये+-क्त] अगृरु का एक प्रकार जो जमा 
हुआ न हो--कौ० अ० २।११। 

अश्नी [न० त०] दुर्भाग्य, बुरी किस्मत । 

अश्नीकरम (नपु ०) [अश्री-]-क--अच | अशुभ । 

अह्वः [अद्न॒ते अध्वानं व्याप्नोति -महाशनों वा भवति 
“अशू-+क्वनू_ ] घोड़ा । सम०--धासकायस्थ: 
( पूं० ) घोड़ों के लिए घास का संभरण करने 
वाला संविदाकार, -चर्या घोड़े की देख-रेख 
करने वाला -तस्याश्वचर्या काकुत्स्थ दृढधन्वा महा- 
रथ: (अंशुमानकरोत्‌)--रा० १॥३९।६७,-- जीवनः 


( १२२४ ) 


चना,-- मन्दुरा अस्तबल, - रिपुः भेंसा--भा० श्र० 
-- सघधमंन घोडों की भांति आचरण करने वाला 
अश्वसधर्माणोी हि मनृष्या:--कौ० अ० २।९, सृत्रम्‌ 
'घोडों को पालने के विषय पर एक पुस्तक । 

अश्क्तरी रथः [रम्यतेब्नेन-- रमू+- कथन्‌| खच्चरी द्वारा 
खींचा जान वाला रथ । 

अच्वत्य: [न शवः तिष्ठति इति अह्व-+स्था-+-क |पीपल का 
पेड़। सम० -- नारायणः भगवान्‌ विष्ण जिनकी पीपल 
के वक्ष के रूप में पूजा की जाती हे,-पूजा सभी 
देवता पीपल में रहते हैँ ऐसा समझ उसको पूजा 
करना-मलतो ब्रह्म्पाय मध्यतो विष्णरूपिणे, अग्रत 
शिवरूपाय वक्षराजाय ते नमः, - प्रदक्षिणम धामिक 
संस्क्रिया के रूप में पीपल की परिक्रमा करना । 

अषडक्ष (वि०) [न-+षट्‌--अक्षि] दे० “अषडक्षीण' । 
ईन प्रत्यय स्वार्थ को ही प्रकट करता है । अत 
अपषडक्ष और “अषडक्षीण दोनों शब्दों का एक ही 
अर्थ हैं 

अषडक्षीण (वि०) [न+पषट--अक्षि +-ईन] जो छः: आँखों 
से न देखा गया, अर्थात्‌ केवल दो ही व्यक्तियों के 
द्वारा निर्धारित तथा उन दो को ही ज्ञात (जिसमें 
तीसरा व्यक्ति सम्मिलित न हो),-शम्‌ (नपुं०) 
रहस्य, गप्त बात । 

अष्टन्‌ (वि०) [ अश व्याप्ती कनिन तुट च) आठ 
(समस्त शब्दों में अष्टन' के न का लोप हो जाता 
है)! सम० अज्भम (अष्टांग) . आयुवद पद्धति 
जिसमें निम्नांकित आठ अंग होते हैं -द्रव्याभिधान 
गदनिरचय, कायसोख्य, शल्यकर्म, भतनिग्रह, विष- 
निग्रहठ, बालवंधय और रसायन 2. बद्धि की आठ 
क्रियायें -शश्रषा, श्रवण, ग्रहण, घारणा, चिन्तन 
ऊहापोह, अथ्थंधिज्ञान और तत्त्वज्ञान 3. योगाम्यास 
के आठ अंग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
घारणा, ध्यान और समारवि,--अधिकारा: सामाजिक 
व्यवस्था म॑ शक्ति की आठ स्थितियाँ--जल, स्थल 
ग्राम, कुल, लेखन, ब्रह्मासन, दण्डविभियोग और 
पौरोहित्य,-- अध्यायी (अच्टाध्यायी) . पाणिनि 
का व्याकरण 2. शतपथ ब्राह्मण, . अन्नानि भोजन के 
आठ प्रकार--भोज्य, पेय, चोष्य, लेह्य, खाद्य, चब्य 
निपेय, और भक्ष्य--आपाद्य (धि०) आठगणा 


अष्टापाञद्य तु शूद्रस्य स्तेय भवति किल्विषम्‌ -- मनु० | 


८।३३७,--उपद्वोपानि छोट-छोट आठ द्वीप-स्वणे- 
अस्थ, चन्द्राशक्ल, आक्तन, रमणक, मन्दरहरिण 
पाञ्चजन्य, सिहूल और लड्भा,--कुलाचलाः आठ 
मुख्य पवेत--नील, निषघ, माल्यवत, मलूय, विन्ध्य 
गन्धमादन, हेमकूट और हिमारूय,--भर्यादागिरय 


आठ मुख्य पहाड़, दे” ऊपर,-गन्धाः मन्दिरों में । अष्टागव ( 


प्रस्तर मति की स्थापना के लिए लेई या गारा बनाने 
में प्रयकत आठ सुगन्धित द्रव्य-चन्दन, अगरु, देवदार, 
कोलिजन, कुसुम, शलज, जटामांसी और गोरोचन 

तालम मतिकला में प्रयक्‍त होने वाछा गज जिसकी 
लम्बाई उस मति के समान होती ह जो अपने मख से 
आठ गणा होती ह,--देहाः स्थल और सूक्ष्म शरीर 
जो गिनती में आठ होते हूँ - स्थल, सक्ष्म, कारण, 
महाकारण, विराट, हिरण्य, अव्याकृत और मलप्रकृति, 
-नागाः . आठ सॉँप--अनन्त, वासुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, शंख, कुलिक, पद्म और महापद्म 2. आठ 
दिग्गज-- ऐ रावत, पुंडरीक, वासमन, कुम॒द, अंजन, 
पुष्पदंत, सावभीम और सुप्रतीक, पक्ष (विं०) 
(एसा कमरा या घर जिसमें) एक ही और आ5 
स्तम्भ लगे हुए हों, प्रकृतयः पाँच महाभूत (अग्नि, 
जल, पथ्वी, आकाश, वाय), मन, बद्धि और अहुंकार, 
--भ्रधाना: राज्य के आठ प्रधावत अधिकारी-वंद्य 
उपाध्याय, सचिव, मन्त्री, प्रतिनिधि, राजाध्यक्ष, 
प्रधात और अमात्य,-- भेरवाः शिव के आठ गण 
>-असिताज़्, संहार, रुर, काल, क्रोध, ताम्नचूड, 
चन्द्रचड, और महाभ रव, - भोगाः सुखमय जीवन के 
आठ तत्त्व, --अन्न, उदक, ताम्बूल, पुष्प, चन्दन, वसन, 
शब्या और अलंकार,-मड्भलघृतम्‌ आयवद को 
आठ ओषधियाँ मिला कर तंयार हुआ घी, - प्रद्न 
ज्योतिष में प्रशन विचार प्रणाली के लिए अपनाया 
गया एक ढंग,--भघ आठ प्रकार का छाहद-माक्षिक, 
आ्रामर, क्षौद्र पोतिका, छात्रक, अध्यं, औदाल और 
दाल, महारसाः आयवद पद्धति के आठ रस 
>-वक्रान्तमणि, हिगल, पारा, हलाहल, कान्तलोह, 
अश्नक, स्वण्ंमाक्षी और रौधप्यमाक्षी, - रोगाः आयर्वेद 
मे वाणित आठ प्रधान रोग-- वातव्याधि, अश्मरी 
कृष्ठ, मेह, उदक, भगन्दर, अश और सग्रहणी 
“5मात॒का: पराशक्ति के आठ अवतार-ब्राह्मी 
माहेश्वरी, कौमारी, वष्णवी, वाराही, इन्द्राणी 
कौबरी और चामण्डा, - मतयः आठ प्रकार को 
मृतियाँ-शली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या, सकती 
मनोमयी और मणिमयी, -- योगिन्य: आठ यौगिनियाँ 
जो*पावंती की सहेलियाँ थीं-मज्गुला, पिड्जला, घन्या 
भ्रामरी, भद्विकां, उल्का, सिद्धा और सड्भूटा, - धर्ग 
एक प्रकार का रेखाचित्र जो किसी विशेष समय पर 
ग्रहों की यथार्थ स्थिति दर्शाता हे,--सिद्धयः दे० 
अप्टमहासिद्य:--अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशिता, वशिता और प्राकाम्य । 


अष्टम राशि: [ ष० त० |] किसी व्यक्त्ति के नक्षत्र की राशि 
से आठवीं राशि जो प्रायः अशुभ मानी जाती हूं । 


) [ब० स० ] (गाड़ी) जिसमें आठ बेल 


( १२२५ ) 


जुते हों, --अष्टतः कपाले हविषि, गवि च युक्तै--पा ० 
६।३।४६ वा० । 

अष्टागवम्‌ [ अष्टानां गवां समाहारः ] आठ गौवों का 
समह । 

अष्टादश (वि०) [ अष्ट च दश च ] अठारह । सम० 
-तत्त्वानि अठा रह प्रधान तत्त्व जिनमें महत्‌, अहड्डगर, 
मत, पञुच तनन्‍मात्रा, पञ्च कमन्द्रियाँ तथा पञ्ुच 
जाने न्द्रियाँ गिनी जाती हैं, - धान्‍न्यम अठारह प्रकार 
का अन्न ह-यवगोधूमधान्यानि तिलाः कड्ग॒कुलत्य का 
माया मदगा मसूरार्वच लिष्पाबाः श्यामसषपा:। 
गवेघधकाशनीवाशा ओढक्योज्थ सतीनका:, चणकाइचीन 
काइचव घान्यान्यष्टादशव तु, 
के अठारह खण्ड आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, 
अनशासन, अछ्वमेध, आश्रमवासि, मौसल, महा- 
प्रस्थानक और स्वर्गारोहण । 


अस्‌ (दिवा० पर०) यंद्ध करना ययोध बलिरिन्दरण 
तारकेण गहोउस्यत--भाग ० ८।॥१०।२८ । 
| अस --आधारे क्‍त, अस्यन्ते सूर्य क्विरणा यत्र | 
, छिपना, पश्चिमाद्रि 2. सूथ का छिपना। सम० 
--निमग्न (विं०) अस्ताचल के पीछ छिपा हुआ 
-विडम्बयत्यस्तनि मग्नसु येम-रघु ० १६।११,-- मस्तक 
--शिखरः, अस्ताचल की चोटी, समय: सूर्य छिपने 
का समय, मत्य का समय--क रजालमस्तसम य<रपि 
सताम--झ्वि० ९॥५ । 

अस्तिक्षोर (वि०) [अस्तिक्षीरं यस्य--पा० २।२। २४ वा ० ] 
जिसके पास दूध हो, दूध रखने वाला । 

असदकान्तः [+-+-सम+क्रम+क्त] अधिमास, मलमास 
लौंद का महीना । 

असंयाज्य (वि०) [ न-+सं+यज्‌-+ण्यत्‌ ] जिसके साथ 
मिलकर किसी को यज्ञ करने की अनमति न हो 
मनु ० । 

असंयोगः [+-| सम+यजू-+ घछल्म_] 4. संबंध का अभाव 
2. जो संयक्त व्यञ्जन न हो - पा० १।२॥५। 


असंरम्भः [++सम्‌+ रम्भू+- घञण_] निर्भयता, निडरता 
--महा० १४।३८।२ । 

असंरोधः [न-|सम्‌+रुघ-|- घञ्य | अनाघात । 

असंवर (वि०) [न० ब०] जो रोका न जा सके, दुनिवार 
--असंवरे शंबरवरिविक्रमे->--न ० १।५३ । 

असंहार्य (वि०) [न+सम्‌+ह+ण्यत्‌ ] 4. अजय, जिसका 
मकाबला न किया जा सके - विधिनन मसंहाय: प्राणिनां 
प्लवगोत्तम रा० ५।३७।४ 2. जिसे मागेभ्रष्ट न 
किया जा सके । 


असकृत्कथनम्‌ [असकृत + कथ्‌ --ल्यूट्‌ |] आवृत्ति, दोहराना । 


असकृ-डूवः [असकृत्‌-भू-+-अप्‌ | दांत बु०सं०। 


असडक्करः |न-+सम--#--अप्‌] मिलावट 


असड्कल्पित ( 


पर्वाणि महाभारत | 


असमिध्य ( 
असमीचीन (वि०) [न+सम्‌--अज्व्‌ -+ क्विन॒+ख ] जो 


हु 


असको (असो) |अदस-+सु, पा० ५३७१, कादेशः | 

. यह या वह 2. यह दृष्ट--भायढें तमवज्ञाय तस्थ 
“ सौोमित्रयसकौ- भट्टि ० ४॥१५ । 

असक्ति: (स्त्री ०) [न+ सञ्ज्‌ -| क्तिन ] सामान्य सांसारिक 
बातों की ओर मन का लगाव न होना - असवित रन- 
भिष्वड्भ: पुत्रदारगृहादिष्‌ु - भग० १३॥९ | 

(विशेषकर 

जातियों में) का अनुभव । 

) नि+सम्‌+कल्प्‌ू+क्त] जो कभी 

कल्पना न किया हो - असडकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ 

प्रवतेते - रा० २।२२।२४ । 


असड्गत (वि०)[न--सम्‌ --गम्‌ +-क्त | निर्बाध, अनवरुद्ध 


--शतवि्ति क्षिप्तामसझगताम--रा० ६।७०।१३४ । 


असदाश्रयः [असत्‌+-आ+-श्रि- अच्‌] अयोग्य व्यक्ति से 


म्मिलन । 


असद्वस्तु (नपुं०) [क० स० ] अविद्यमान चीज़ । 
असद्वादिन्‌ (वि०) [असत्‌-वाद-+णिनि] जो व्यक्ति 


किसी वस्तु या बात की असत्ता को स्थापित करना 
चाहता हूं । 


असन्तुष्ट (वि०) [न-+सम्‌-तुष्‌ -क्‍्त] अतृप्त, अप्रसन्न 


-> असन्तुष्टो द्विजो नष्ट:--नीति० । 


असन्तोषः [++सम्‌--तुष-+घ्_] अतृप्ति, अप्रसन्नता । 
असन्धानम्‌ [न-+सम्‌+धा+ल्यट |. निरुहृश्यता 2. विल- 


गता, पाथकक्‍्य । 


अससभाग: [क० स०] जो समान रूप से नहीं बाँटा 


हुआ हैं । 


असमायक्त. (वि०) [नञझा +सम्‌--आ-+यज-+क्त]) जो 


भलीभांति प्रशिक्षित न किया गया हो । 
) +सम्‌+इध््‌-+ ल्यप्‌ू| न जरा कर । 


सही न हो, त्रटिपूर्ण । 


असमद्धिः (स्त्री०)) [+-सम्‌-+-ऋघध्‌- क्ति] सफलता का 


अभाव, किसी भी वस्तु की कमी होना-- नात्मानम- 
वमन्यत पूर्वाभिरसमृद्धिभि:ः-- मनु० ४॥१३७ । 


असमेत (वि०) [न+सम्‌+आ--इ+क्त] जो अभी 


पहुँचा न हो, अनागत, अनपस्थित--क्वचिदसमेत- 
परिच्छद:--मन्‌ ० -- ९७० । 


असम्पात (वि०) [न० ब०]अनुपस्थित, जो निकट न हो । 
असम्पातःन- सम +पत्‌ -- घत्म | निष्कियता, निठल्लापनः 


कार्य का रुक जाना - असम्पातं करिष्यामि ह्यय 
त्रलोक्यचारिणामू--रा ० ३।६४।५९ । 


असम्बढ्ायंब्यवधान (वि०) जिसने असंगत बात को बीच 


में आकर रोक दिया हं--तस्मान्नासम्बद्धार्थव्यवधानेक- 
वाक्यता--मी ० सू० ३।१।२१ पर शा० भा० । 


असम्बोध: [न-+सम्‌+ब॒ध्‌ ++घञ | समझ का अभाव | 


( १२२६ ) 


असम्भवत्‌ (वि०)[न+सम्‌--भू+शत्‌ | असंभाव्य, अघट- 
नीय । 

असम्भावना [_-+-सम्‌+भू+णिच्‌ -- यूच -- टाप्‌ |] सम्मान 
का अभाव । 

असम्भावित ( वि० ) | न+सम्‌+भ+णिच्‌ --क्त |] 
अयोग्य । सम ०-उपमा ऐसी समानता बतलाना जो 
असंभव हो । 

असम्भाष्य (वि०) [न-+सम्‌ +भाष्‌ + ण्यत्‌ | जिससे बात 
करना उचित न हो 

असम्भोज्य (वि०) |[न+सम्‌ +भूज-+ णिच्‌ +ण्यत | जो 
सहभोज में सम्मिलित होने के योग्य न हो-मनु० 
२॥।२२८ । 

असम्मोहः [न-सम्‌-+ मह्‌ +घछक्म | . माया या भ्रम से 
मक्ति 2, आत्मसंवरण 3. सत्य ज्ञान । 

असम्यञ्ण प्रयोगः [असम्यज्च--प्र +यज्‌+घज | अशद्ध 
व्यवहार, गलत परिपाटी । 

असव्य (वि०) [न० त०] दक्षिण पाइवे । 

असाप्चिध्यमू [न-+सन्निधि-ष्यञा] असामीप्य, अनु- 
पस्थिति--असातन्निध्यं कथं कृष्ण तवासीद्वृष्णिनन्दन 


5 महा ० ३।१४।१ । 
असामञजस्यम [न+समज्जस-+-ष्यण ] 4. अशद्धि 
2. अनोचित्य । 


साम्प्रतिकता (स्त्री० )|न+-संप्रति --ठक्‌ --ता ] अनुचित 

व्यवहार करने की अवस्था । 

असांम्प्रदायिक (धि०) [न-+ःशम्प्रदाय+ठक | जो लोक- 
सम्मत न हो, जो परम्परा के विरुद्ध हो । 

असावधान (वि०) [न-+-सह -+अव--धा-+-ल्यद] उपेक्षा 
करने वाला, प्रमादी, लापरवाह । 

असाहसिक (वि०) [न-+-साहस -+-ठक | जो साहस के साथ 
काम न कर सके या जो बिना 
सहास्मि साहसमसाहसिकी - शि० ९।५९ । 

असिचर्या [असि+चय+टठापू्‌] झास्त्रास्त्र चलाने का 
अम्यास । 

असिलता (स्त्री०) तलवार का फल - दद्शुरुल्लसिता- 
सिलतासिताः:--शि ० ६।५१। । 

असिहस्तः [न० ब०] जो दाहिने हाथ के तलवार से वार 
करता हो - महा० ६।९०।४ पर नील० । 

असिताञजनी (स्त्री०) काली कपास का पौधा । 

असिद्ध (वि०) [न-+सिघ्‌ -+कक्‍्त | (व्या० में) अक्रियात्मक 
प्रतिरक्षा अर्थात्‌ रद्द, प्रभावशन्‍्य -पूववत्रा सिद्धमू --पा ० 
८।२।१ । 

असिद्धान्तः [न० त०] गलरूत नियम, त्रुटिपूर्ण राद्धान्त । 

असिद्धार्थ (बि०) [#० ब०] जिसने अपने उहेश्य में सफ- 
लता न पाई हो । 

असुत॒प्‌ (वि०) [असु-+-तृप्‌-क्िवप्‌ | जो अपने ही सुखोप- 


भोग में मस्त हो, सांसारिक विषय वासनाओं में मग्त 
-ध्तन्ति छसुतृपों लब्धा: भाग० १०१।६७ । 

असुगन्ध (वि०) [न० ब०] जिसमें खुशब न आती हो । 

असुतर (वि०) [न० त०] जो आसानी से पार न किया 
जाय, जिसमे अनायास साफलय प्राप्त न हो । 

असुन्दर (वि०) [न० त०] जो खूबसूरत न ही 

असुरः | असु+र, असुरताः: स्थानंषु न सुष्टरताः, चपला 
इत्यथ: | राक्षमत । सम०--असक राक्षसों का रुधिर 
- असुरासम्वसापड्रूचचितस्ते-दे ०» मा० ११,- गुरु 
. शक्राचाय 2. श॒क्र नास का ग्रह,--द्व हू, राक्षसों का 
शत्र अर्थात्‌ देव - पुरः क्लिश्नाति सोमं हि सेंहिकेयो- 
उसुर्रहामू-- शि० २।३५। 

असुषिर (वि०) [न-+-शुष्‌-किरचू, शस्य सः] जिसमे 
कोई छिद्र न हो, जो दोषी या कपटी न हो । 

असृतजरतो [असूृत--जरती पा० ६।२।४२| वह स्त्री जो 
बिना किसी बच्चे की जन्म दिये ही बढ़ी हो गई है । 

असृुत (वि०) [न० ब०]॥. अन्धकारयक्त 2. अज्ञात, दूर- 
वर्ती। सम०--रजसः वे लोग जो सवंधा अलग-अलग 
रहते हू असूतरजसो नाम घर्मारण्यं महामति: 
१।३२।७ । 

असज्‌ (नपुं०) [न-+सजू--क्विन्‌ ] . रुधिर 2. मंगलग्रह 
3. जाफरान । सम०- ग्रह मंगलग्रह,--दिग्ध (वि०) 
खन से लथपथ । 

असेवा [न० त०] अभ्यास का अभाव--न तथैतानि शक्यन्‍्ते 
सन्नियन्तुमसेवया--मन्‌ ० २।९६ । 

अस्तब्ध (वि०) [न० त०] . चस्त 2. जो घमंडी न हो, 
हठी न हो--महा० ५११२ । 

अस्तोक (वि०) [न० त० ] जो थोड़ा न हो, बहुत अधिक | 

अस्तोभ (वि०) [न+स्त॒भ्‌ू+घज्ण | बिना किसी अवां- 
छित शब्द के अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदों विदु:, 
बिना किसी रोक टोक के । 

अस्त्रम [ अस्यते क्षिप्यतेअस+पष्ट्रन| 4. फेंक कर मार 
करने वाला हथियार 2. तीर, तलवार 3. घनपष । 
सम०-पातिन (थवि०) गोली मारने वाला- अस्त्र 
पातिभिरावतम्‌--शुक्र० ४॥१०३७,--भत जो तीर 
ले जाता हू, तोर धारण करने बाला, यनन्‍्त्रम धनप 
एक प्रकार का संयन्त्र जिसके द्वारा तीरों की मार की 
जाय--महा ० ९।५७। १८ । 

अस्थानम [न--त० | असाधारण स्थान या प्रदेश-अस्थान- 
वोीपगतयमुनासड्भमेवाभि रामा--मेघ ० । 

अस्थास्न्‌ (वि०) [न-+स्था-+-स्न | चंचल, अधोर । 

अस्थि (नपं ०) [अस+कथिन | 4 हड्डी 2. गठली, या: 
किसी फल की गिरी। सम० कुण्डसम एक नरक 
का नाम,--बन्धनम स्‍नाय, कंडरा,--भेदिन (वि०) 
जो हडडी को बींध दे, अत्यन्त कठोर - बाचस्तीक्ष्णाति- 


( १२२७ ) 


भदिन:--महा० ३॥३ १२।३,--यज्ञ: औध्वंद हिक क्रिया धीनं नराधिपं वजयन्ति नरा दूरात--रा० ३।३३।५ | 
का एक भाग,--घिलयः किसी पवित्र नदी में किसी | अस्थविन्न (वि०) [न० त०] जिसे भमली भांति उबाला न 
मृतक की अस्थियों को प्रवाहित करना,-सारः, - स्नेह: गया हो । 
वसा, मज्जा । अस्वेद्य (वि०) |न--स्विद्‌ -ण्यत्‌ | जिसे पसीना लाने के 
अस्नात (वि०) [न० त०] जिसने स्नान न किया हो । उपयुक्त न समझा जाय । 
अस्पृष्ट (वि०) [न-स्पृश-+क्त|] जो (किसी कथन सें) | अहत (वि०-+हन्‌ -+-क्त] जो बजाया न गया हो--अह- 
आबृत न हो, (उसके) अंतर्गत न हो -- अस्पृष्टपुरुषा तायां प्रयाणभेयम्‌--का ० । 
न्तरं (शब्दम )->कु० ६।७५ । अहम्‌ ( सव॑०) [अस्मद का कतृकारक एक वचन] में । 
अस्पृष्टमथना (वि०) [न० ब०] कुमारी, अक्षतयोनि । सम० - जुस (पुं०) अहंकारी, जो केवल, अपना ही 
अस्पह (वि०) [न० ब०] निरोह, निरिच्छ, जिसे इच्छा चिन्तन कर,--स्तम्भ: अह ड्भार, घमंड । 
नहो। अहिचक्रम [ष० त०| तान्त्रिकों का एक आरेख । 
अस्फुट (वि०) [न० त०|] जो पूर्ण विकसित न हो--अस्फु- | अहिवियापहा (स्त्री०) [अहिविष--अप-हा +अछ 
टावयवर्भदसुन्दरम-- नारा० । ः टाप | एक पौध का नाम जिसके सेवन से विष दर 
अस्मिमान: [त० स० | स्वाभिमान, अहंकार । ही जाता है । 
अस्मृत (वि०) [न० त०]. याद न किया हुआ 2. जिसका | अहोलाभकर (वि०) ([अल्पेषपि, अहोलाभो जात इति 
प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लेख न हो । विस्मय॑ कुर्वाण:| थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होने वाला 
अस्वाधीन (वि०) [न० त०] जो स्वतन्त्र न हो - अस्वा- व्यक्ति । 
ञ 
आहस्पत्य ( वि० ) [ अंहस्पति|-यञा ] मलमास आकृतिः (स्त्री०) [ आ-+-कृ+क्तिन |] शतरूपा और मन 
संबंधी । | को एक कन्या का नाम | 
आकण्ठम्‌ (अव्य०) गले तक। सम०- तृप्त (वि०) | आकूपारम्‌ (नपु०) कुछ साम-मन्‍्त्रों के नाम । 
स्वादिष्ट भोजनों से गले तक छिका हुआ । आकरकर्म (नपुं०) [ ष० त० ] खनिकायें-कौ० अ० २। 
आकलना [ आ+कल-+यच + टाप ] गिनना, समझ, | आकरफ्रन्थः [ ष० त० | मलग्रन्थ, आदिव्रन्थ । 
अनुमान, मल्य ऑकना । आकरजम्‌ [ प० त० | रत्न, जड़ाऊ गहना । 
आकल्पम्‌ ! | (अ०) चार यूगों के चक्र की अवधि तक, | आकारवर्ण (धि०) [न० ब०] रंग और आकार में कमनीय । 
आकल्पान्तम्‌ | जब तक ससार ह तब तक । आक्ृत [वि०) [आ+झछक-+कक्‍्त | निर्मित, बना हुआ 
आकाडक्षा [ आ+काइडक्ष+भच्‌ + टाप ] अपेक्षा, आशा यद्दवा सम॒द्र अध्याकृते गहे -ऋ० ८।१०॥१ । 
--जसत्यामाकाड्शक्षायां सन्निधानमकारणम्‌-म ० सं० | आकृति: (स्त्री०) [आ-+क+ क्तिन्‌] . छन्‍्द 2. (गणित) 
६।४।२३ पर शा० भा० । बाईस की संख्या । 


आकाशः,-शम्‌ [ आकाशल्ते सूर्यादयोउत्र-आकाश -- घझा ] | आकृतियोगः [ ष० त० |] नक्षत्रपंज । 
. आस्मान 2, अन्तरिक्ष 3. मक्‍त स्थान। सम० | आकर्ष: [ आ+कष घर ] 4. घनष आकर्ष: शारि- 
-5परथिकः सूर्य, बद्धवृष्टिः--बद्धलक्ष, जो बिना फलके यूतेउक्षे का्मंकेषपि च -हेम० 2. विषाक्त पौधा 
उद्देश्य से इधर-उधर देखता हैं, - मुखिनः (ब० व०) --महा ० ५।४०।९ । 
शव सम्प्रदाय के लोग, जो अपना मूँह आकाश की , आक्ृृष्ट (धि०) [ आ--कृष्‌--क्त | खींचा हुआ, आकर्षित 
ओर रखते हें,--मष्टिहननम मर्खता का कार्य जंसे किया हुआ, ऐंचा हुआ । 
आकाश की ओर घँँसा उठाना, व्यर्थ कार्य--शबनम्‌ ' आकोपः [ आ-+कुप+घछल्म |] चिड़चिड़ापन, म॒दुकोध । 
खुली हवा में सोना । आकोशलम्‌ (नपुं०) [आ-+-कुशलू--अण्‌ | विशेषता का 

आकुज्चनम्‌ [ आ-+-कुज्च्‌-+ल्यूद | एक प्रकार का युद्ध- अभाव, नंपुण्य की कमी विवरीतुमथात्मनो गणान 
कोशल--शुक्र० ४। ११०० । भशमाकोशलमायचेतसाम---शि० १६।३० । 

आकतम [ आ+क-+कत | (प्रायः समास के अन्त में पर जआतक्रमम॑ंघऊआपौड़ीएसीढ़ी का डंडा--केना- 
प्रयक्‍त) प्रस्तुतीकरण--तु ० घमक्तम्‌ । ». ऋमेण यजमानः स्वर्ग लोकमाक्रमते - बृ० ३।१॥६ । 


सु रम-२०७७७७+नप>न्‍कर++ू-त नूतन. 90. छा... राम: जप वाया ७: पाक था शाम क-- काका -आफ। का काल्यऋौतूका 
कराना. बा का...आ। का... आाा..... .... .. ना. हि जा जा «ञाण्॑ाा | 


( १२२८ ) 


आकरानत (वि०) [| आ+क्रम+-कक्‍्त ]4. अलंकृत, सजा 
हुआ,--न खल नरके हाराकान्तं घनस्तनमण्डलम्‌ 
>-भे्तं० १६७ 2. आरूढ, चढ़ा हुआ- निययस्तु- 
रगाकान्ता रा० ६।१२७।१३। सम०-सति (वि०) 
मन से पराजित, अत्यन्त प्रभावित । 

आक्रान्तिः (स्त्री०) [आ+ क्रम्‌ू+ क्तिन्‌ | आक्रमण, 
लटखसोंट यो भूतानि धनाकान्त्या बधात्वलेशाच्च 
रक्षति--महा ० १२।९७।८ । 

आक्रोडगिरिः, (पर्वतः) [ त० स० ] आमोद गिरि, आमोद 
प्रमोद के लिए पहाड़--आक्रीडप्वतास्तेन कल्यिताः 
स्वेष वेश्मसु--कु ० २।४३ । 

आक्लिन्न (धि०) [ आ+ क्लिद्‌+-क्त ] 4. स्विन्न 2. दया 
से पसीजा हुआ । 


आक्षपटलिकः [ त० स० ] 4. पुरातत्व और अभिलेखाधि- 
कारी 2, लेखाधिकारी कौ० अ०२। 

आक्षरः [ अक्षर-- अण्‌ ] वर्णमाला संबंधी । 

आक्षिप्त [ आ+ जक्षिप+कत | प्रक्षिप्त, ठंसा हुआ । 

आक्षप [ आ-- क्षिप -- धञ्य | परातस ( तीर की ) प हुच 

धयं प्राप्तस्तवाक्षेपम्‌ू--महा ० ७।१०२।६ । सम० 

-रूपकम्‌ उपमा अलकार का वह रूप जिसम॑ केवल 
उपमान ही संकेतित हो । 

आखण्डलः [ आखण्डयति भदयति पर्वतानू-खण्ड्‌--- डलच्‌ | 
इन्द्र । सम०--चापः,--धनुः इन्द्रधनष, - सन: इन्द्र 
का पत्र अर्थात्‌ अजंन--अनुस्मताखण्डलसून विक्रम 
---कि० १२४ ।॥ 

आखण्डिशाला [ष० त० | दस्तकार या शिल्पी का 
कारखाना । 

आखुवाहनः [ ष० त० | गणेश का नाम । 

आखेंटोपवनम्‌ | त० स० ] शिकार या मंगया के लिए 
राजकीय जंगल । 

आख्या (स्त्री) [आख्यायतेष्नया, आ+ र्या+-अड + टाप | 
!, सूरत, शक्ल--न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्दी 
क्षया हता--भाग ० ११।१८।३७ 2. सौन्दय, मनोज्ञता- 
वसीष रुचिराख्यासु--रा० ७।६०।१२ । 

आरुयात (वि०) [ आ--ख्यान॑क्त ] पुकारा गया,-सैवा 
इववत्ति राख्याता - मन्‌ु० ४।६ । 

आख्यातमर | आ+ख्या+ क्त | आरम्भ करने का शभ 


शकुन । 
आगतत्वम्‌ (नपुं०) [ आगत+त्व ] उद्गम, मूल, 
जन्मस्थान । 


आगतसाध्वस (वि०) [ न० ब० ] डरा हुआ, भीत । 

आगमः | आ०-+ गम + घञा ]. जो बाद में आने वाला 
है - आगमवन्त्यलीप: स्यात्‌--मी० सू० १०॥५॥१ 
2. पूजा की एक रीति-लब्धानग्रह आंचार्यात्तंन 
सनन्‍्दशितागम:ः--भाग ० ११।३।४८ 3. यात्रा--आग 


मास्ते शिवास्सन्तु -- रा० २२२५।२१ । सम ०-अपायिनत 


(वि०) जिसका स्वभाव उत्पन्न होने और फिर नाश - 


हो जाने का हो, जिसका जन्ममरण होता हे --आग- 
मापायिनीनित्या: भग० २।२४, --झ्ञास्त्रम 
(नपुं०) 4. “आगर्मा से संबंध रखने वाला शास्त्र 
2. माण्डक्य का परिशिष्ट, श्रुतिः ( स्त्री० ) 
परम्परा । 

आगमित (वि०) [आगम्‌ + णिच्‌-+ कक्‍्त) 4. सीखा हुआ, 
(किसी से) शिक्षा प्राप्त प्रकृतिस्थमेव निपुणा- 
गमितम शि० ९।७९ 2. पठित, जिसने पढ़ लिया 
है 3. निश्चय किया हुआ । 

आगल्कम्‌ (नपृ०) जूता--हष ० । 

अग्निहोत्रिक [अग्निहोत्र + ठक ) अग्निहोत्र से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

आग्रयणेष्िटः (स्त्री०) [प० त०| ऋतु के प्रथम फल की 
आह॒ति । 

आईड्््कः [अद्भ+ठक | घुटनों से नीचे तक पहुँचने वाला 

कोट । 

आड्भारिकः [अजद्भार+ठक'] कोयले को जलाने वाला 
- महा० १२।७१।२० । 

आडि रस (वि०) [अड्भिरस्‌--अण्‌ ] विशिष्टता से यक्‍त 
वध का नाम आदि रस्त्वब्दभेदे मुनिभंदे तदीरितम्‌ 
- गाता० । 

आचन्द्रतारकम (अ०) जब तक संसार में चाँद और तारे 
हैं, अर्थात्‌ सदा के लिए 

आचपराच (वि०) [आन+-अज्चू + क्विन्‌+परापूर्वक 
-+॑अण ] इधर उघर घमने वाला । 


आचमनवाहिन  (पुं०) [आचमन-वाह-+णिनि] पानी 
निकालने वाला, पानी खींच कर निकालने वाला, पनि- 
हारा । 

आचान्तिः (स्त्री०0) [आ+चम्‌--कक्‍्तिन] मखशुद्धि के 
लिए आचमन करना । 

आचरित (थि०) [आचर+-क्त] बसाया हुआ, बसा हुआ 
-- देशमत्सादयत्यनमगस्त्याचरितं शभम्‌-- रा० १।२५। 
१४ । 

आचारचक्रिणः [ आचार -- चक्र --इनि।| वैष्णव संप्रदाय के 
सदस्य । 

आचारपुष्पाञ्जलिः: (स्त्री०) (प्रवेश करते समय घर के 
द्वार पर ही) धामिक प्रथा के रूप में पुष्पों का उपहार 
भेंट करना । 

आचायंदेशोीय (वि०) [आचायदेश-+-छ | आचाय से कुछ 
निम्न पद का (भाष्यकर्ताओं ने इस उपाधि को उन 
विद्वानों के नामों के साथ जोड़ा हैं जिनकी उक्त 
सत्य के एक अंश को ही प्रकट करती ह) 


कमा 
। 


( १२२९ ) 


आचायसवः [आचाय-|-सु-+-अच्‌] एकाह--अर्थात्‌ एक 

... दिन तक रहने वाला यज्ञ का नाम । 

आचायकम्‌ |आचाय -|-क) 4. आचाय का पद--ताण्डवा- 
चायक कुवेन्निव क्रीडाशिखण्डिनाम---भा० १।११०६ 
2, आचाये का सम्मान करता चकाराचायंक तत्र 
कुन्तीपुत्रो धनञध्जय: महा० ७।१४७।६ 3. भाष्य- 
कर्ता या व्याख्याकार का कतंव्य --श्र॒त्यञ्चछाचार्यकम्‌ 
->विदव्व० २८९ । न 


आचेष्टित (वि०) [आ+-चेष्ट-+क्त] उपक्रान्त, वचन 
दिया हुआ, - तम्‌ कार्य, कृत्य, कायंकलाप । 

आच्छन्न (वि०) [आ-+छद्‌ --क्त] आवत, ढका हुआ । 

आच्छादनम्‌ [आ--छद्‌ --णिच्‌ --ल्यूट्‌ | बिस्तरे की चादर। 

आजात (वि०) |[आ--जन्‌+ क्त] उच्च कुल में उत्पन्न, 

यो व कश्चिदिहाजात: क्षत्रिय: क्षत्रकमंवित--- 

महा ० ५११२३४।२८ । 

आजानिक (वि०) [आ-+जाया (जानि) स्वार्थ कन] 
अन्तर्जात। नेसगिक आजानिकरागभूमिता--नै ० 
९५।५४, अ० श० ५। 

आजपादम्‌ (नपुं०) प्‌वमभाद्रपदा नक्षत्र । 

आजिमुखम्‌ [ष० त०]| युद्ध का अग्रभाग । 

आजीवितान्तम॒ (अ०) मरने तक, मृत्यपर्यत । 

आज्यग्रह: [ष० त०] घी का कटोरा । 

आज्यभागः [ष० त०| घी की आहुति का हिस्सा । 

आउ्जनाभ्यडजने (नपुं० कतृ० द्वि० व०) आँखों का अंजन 

. और परों का उबटन । 

आज्जलिकः [अज्जलि--ठक्‌] अधंचन्द्र के आकार का एक 
तीर । 

आठविकः [अटब्यां चरति भवों वा ठक] जंगली जनजाति 
का चोधरी--कौ० अ० ११० । 

आढ्यरोगः [आ--ध्य क पृषो ०--रुज्‌--घछ्ण ] गठिया, 
सन्धिवात । 

आण्डकोश: [अण्ड--- अण्‌ - कोश: ] अंडे का खोल । 

आतडूम्‌ [आ--तज्च्‌--घञ्ण , कुत्वम] भरणी नक्षत्र । 

आतप्त (वि०) [आ--तप्‌--क्त] गर्म किया हुआ, आग 
में तपाया हुआ । 

आतिशायिक (वि०) [अतिशय-|- ठक] अतिप्रचुर, बहुत 
अधिक । 

आतिष्ठद्गु (अ०) [तिष्ठन्ति गाव: यस्मिनकाले दोहाय] 
उस समय तक जब तक कि गौएँ दहे जाने के लिए 
ठहरतो हू (सायंकाल के बाद एक डेढ़ घंटा तक) 
“ आतिष्ठद्गु जपन्‌ सन्ध्याम्‌ भद्दि० ४।१४ | 

आत्मन्‌ (पुं०) [अत्‌--मनिण्‌] मानसिक गुण --भावशद्धि- 
देया सत्यं संयमहचात्मसभवः- महा० १२।१६७।५ । 
(समस्त शब्दों में आत्मन्‌ के 'न्‌” का लोप हो जाता 
है) | सम०--आनन्‍्दः आत्मा को प्राप्त होने वाला 


परम सुख, परमानन्द,--ओऔपम्यम्‌ स्वसादश्य, अपनी 
समानता-आत्मोपम्यन सवंत्र भग० ६।३२,--कमेन 
(नपुं०) अपना कतंव्य, ज्योतिः (नपुं०) आत्मा 
को प्रभा, तेज - तृप्त (वि०) अपने में संतुष्ट -- आत्म- 
तृप्तरच मानवः--भग० ३।१७, प्रत्ययिक (वि०) 
अपने अनुभव से जानकारी प्राप्त करने वाला--आत्म- 
प्र्यथिक शास्त्रम - महा० १२।२४६।१३, - भः 
कामदेव,--वर्ग्यू (वि०) अपने दल या सम॒दाय से 
संबंध रखने वाला, उद्बाहुना जुहुविरे महुरात्मवर्ग्या: 
-शि० ५११५, - संस्थ (वि०) अपने पर ही दृष्टि 
जमाये हुए--आत्मसंस्थं मनः कृत्वा - भग० ६।२५, 
-- सतत्त्वम दे० आत्मतत्त्वम,--स्थ (वि०) जो अपने 
अधिकार में हो-आत्मस्थं कुरु शासनम्‌-रा ० २।२१।८ । 


आत्ययिक (वि०) [अत्यय--ठक] विलम्बित, जिसमें 
पहले ही देर हो गई हो--क्ृत्यमात्ययिक॑ स्मरन्‌-- रा० 
५॥५८।४६ । 

आत्ययिकभ [अत्यय -|-ठक | . कठिनाई. संकट 2. अनिवायय 
कतेव्य । 

आत्रयो [अत्रेरपत्यं ढक, स्त्रियां छीप] गर्भिणी स्त्री - महा० 
१२।१६५।५४, आत्रेयीमापन्नगर्भामाह:--मी ० सू० ६। 
९।७ पर शा० भा० । 

आथवंणम्‌ [अथवंन्‌-|--अण्‌ ] जारण मारण टोना, जादू । 

आदष्ट (वि०) [आ-+दश-- क्त ] कुतरा हुआ, चोंच मारा 
हुआ, टगा हुआ । 

आदानम्‌ [आ--दा-+ल्यूट | पराभूत करना, पराजित करना 
“जैथवा मन्‍्त्रवद्‌ ब्रूय रात्मादानाय दुष्कृतम- महा० 
१९२।२९१२। 

आदानसमितिः (स्त्री०) जनियों के पाँच रिद्धान्तों में से 
एक जिसमें वस्तु को इस प्रकार ग्रहण किया जाता 
ह जिससे कि कोई जीवहत्या न हो । 

आदाल्भ्यम निभयता -- महा ० १२११२०॥५। - 

आदिः [आ-+दा-+-कि |] . प्रथम, प्रारम्भिक 2. साम के 
सात भंदों में से एक --अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधं 
सामोपासीत'****“यदेति स आदिः:--छा० २॥८।१। 
सम ०---दोपकम्‌ दीपकालंकार का एक भेद (जहाँ 
क्रिया वाक्य के आरम्भ में हो),--बिपुला आर्या 
छनन्‍्द का एक भेद, वक्षः एक प्रकार का पौधा । 

आदित्यदर्शनम्‌ [ब० त० | एक संस्कार जिसमें चार मास के 
बच्चे को सूर्य दशन कराया जाता हूं । 

आदित्यपुराणम एक उपपुराण का नाम | 

आदोनवबदशं (वि०) [आ+दी-+कक्‍्त-+-वा--क, दश +- 
धज्ण | पासे के खेल में अपने साथी खिलाड़ी के प्रति 
दुर्भावना रखने वाला । 

आदेश: [आ--दिश--घज्म_] किसी कार्य को करने का 
संकल्प, ब्रत--उद्धृतं मे स्वयं तोय॑ ब्रतादेशं करिष्यति 


( १२३० ) 


--रा० २।२२।२८। सम०-कत जो आज्ञा का पालन 
करता हैँ. तवादेशकृतो5भियान्तु --रा० ५।५२ । 
आदेशिकः [आदेश--ठक | “भविष्यवक्ता, ज्योतिषी-- पुष्प 
भद्रादिक रादेशिकरादिष्टा स्वप्न० १ । 

आद्यकालिक [( ) (आदो भवः यत्‌ - काल--ठक] 
केवल वरतंमान को देखने वाला--आद्यकालिकया 
ब॒ुद्धया दूरे श्व इति निर्भधा:--महा० १२।३२१।१४ । 

आधर्माणकः [अधम-|-ऋणिक: | कजंदार, मलात्त द्विगणा 
वद्धि गहीता चाधमरणिकात . शक्र७० ४॥८८० | 

आधानम्‌ [आ--घा--ल्यट] मथन--तवापि मृत्यराघा- 
नादकृतप्रज्ञ दशित: - भाग ० ९।९३६ । 

आधिः [आ--घा-| कि] दण्ड, _ एनमार्धि दापयिष्यचयस्मा- 
त्तेन भयं क्वचित--शक्र ७ ४॥६४१ । 

आधिमासिक (वि०) [अधिमास--ठक |] अधिमास या मल- 
मास से संबंध रखने वाला --करणाधिष्ठितमाधिमासि 
कम-कौ० अ० २॥७। 

आधिरथि: [अधिरथ -|-इञ | अधिरथ का पुत्र, कर्ण--हतं 
भीष्ममाधिरथिविदित्वा--महा ० ७)२।१ । 

आधूत (वि०) [आ--धू+कक्‍त] हिलाया हुआ, क्षब्ध 
--पवनाघृतलतासु विश्रम:---रघ० ६ । 

आधारः [आ-+घ्‌ृ+घजा | किरण,--आधार आलवाले- 
धम्बबन्ध च किरणेषपि च-नाना०। सम०--चक्रम 
रहस्यमय या अलौकिक चक्र जो शरीर के पदरचवर्ती 
भाग पर स्थित हँ--सम्यगाघारचक्रे तरुणमरुणगात्र 
वारणास्य॑ त्रिनेत्रम -- गणश० । 

आनतिकरः [आ--नम्‌ --क्त--$# --जच ] उपहार, पारि- 
तोषिक । 

आनद्धः [आ--नह --क्त] ढोल या थपकी---अमानमानद्ध- 
मियत्तयाध्वनीत्‌-- नें० १५।१६ । क्‍ 

आनन्दकरः |आननन्‍्द--कू+ अच | चन्द्रमा,--काष्ठा यथा- 
नन्‍दकर मनस्त: भाग० १०।२।१८ । 

आनन्दतोर्थः दृतसंप्रदाय का संस्थापक श्री माघवाचाय । 


आनन्दभरवी संगीत का एक भेद । 

आनतेः,--तम [आ-+नृत्‌ +घजञ_] नाच । 

आनजीव्यम [अन॒जीवि-+ ष्यज्य_] सेवक के प्रति नम्नता का 
व्यवहार --- पशुपकुरूनिवासादानुजी व्यानभिज्ञ:--दृत ० 
१।३९ । 

आनुपथ्य (वि०) [अनपथ--ष्यव्य | सड़क के साथ-साथ 
चलने वाला । 

आनुपुव्यंबत (वि०) [अनपूव +ष्यव्य ,+मतृप| निश्चित 
नियत क्रम को रखने वाला । 

अनुयात्रम [अनयात्रा --अण | दे० अन॒यात्रिक । 

अनयात्रिकः [अनुयात्रा---ठक | अनचर, सेवक ! 

आनुषडद्धिक (वि०) [अनषद्भ+ठक] 7. गौण कार्य 
2, टिकाऊ । 


आनृत्‌ (दिवा० पर०) नाचना, उछालना--आनुृत्यत: 
शिखण्डिनो--अथ ० ४।३७।७ । 

आनशस्यम | अन॒शंस -+ष्यज्य प्ररक्षक की आतुरता- स्त्री 
प्रपाष्टति कारुण्यादा श्रितेत्यान शंस्यत:-रा ० ५१५५० । 

आन्तःपुरिक (वि०) [ अन्तःपुर-+- ठक ] अन्तःपुर से संबंध 
रखने वाला । 

आन्तःपुरी [ अन्त:पुरे भव: अण, स्त्रियां छीप | अन्तःपुर 
की सेविका, नौकब्रानी--नं० १९।६५ पर नारायण । 

आन्तरागारिकः [ अन्तरागार--ठक ] कज्न्चकी । 


आन्तवंदिक (वि०) [ अन्तवंद-|-ठव्य_] यज्ञवेदी के अन्दर 
वतंमान । 

आन्यतरेय (वि०) [अन्यतरा 4ढक | किसी अन्य विचार- 
धारा या संप्रदाय से संबंध रखने वाला । 

आपचक्चिक (वि०) कठिनाइयों को पार करने वाला । 

आपणः | आपण्‌ -- घझ_] व्यापारिक क्रियाकलाप, वाणिज्य 
-- पिहितापणीदया ---रा० २।४८।३७। सम ०-वोथिका 
बाजार, - बेदिका विक्रयफलक । 

आपदेवः वरुण का नाम, एक मीमांसक का नाम । 

आपरपक्षीय ( वि० ) [ अपरपक्ष +छ ] कृष्णपक्ष से 
संबन्ध रखने वाला । 

आपातमात्र (वि०) क्षणस्थायी, क्षणमात्र रहने वाला । 

आपात्य (वि०) आक्रमण की इच्छा से आगे बढ़ता हुआ 
(किसी शत्र पर) टूठ पड़ने वाला -आपात्यस निक- 
निराकरणाकुलेन -शि० ५११५ । 

आपष्ट (वि०) [आ पृच्छ-+कत | 4. सत्कृत 2. पूछा 
गया - नापष्ट: कस्यचिदृब्रयात । 

आपोशानः [ष० त० |] एक प्रकार के प्राथना मंत्र जो 
भोजन से पृवं और भोजन के पद्चात्‌ आचमन करते 
समय बोले जाते ह नं० १९।२८ । 


आप्त (व्रि०) | आप+कत ] लाभप्रद, उपयोगी-- अधि- 
ष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना--रा० ६।९०।१० । 
सम० अधीन (आप्ताधीन) (वि०) विश्वसनीय 
व्यक्ति पर निर्भर रहने वाला,---आगम्मः ( आप्तागम: ) 
विश्वसनीय वंदिक साक्ष्य -परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ 
- सां० का० ६,--उक्तिः (स्त्री०) (आप्तोक्ति:) 
. आगम 2. अनषंगी 3. सामान्य कथन जो प्रयोगत: 
मान लिया गया हो, - उपदेज्ञ: (आप्तोपदेश:) किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी गई नसीहत,--आप्तोर्यासः 
एक प्रकार का यज्ञ । 

आप्य (वि०)[ आपां इदं अण, स्वार्थ ष्यञ ] पनधोड़ा 
एक प्रकार का घोड़ा जो पानी में ही उत्पन्न होता ह । 

आप्यम्‌ (नपृं०) (वेद०) जल, पानी --पथिव्याप्यतेजो- 
निलखानि - रवेत० २।१२। 

आप्यायः | आप्य+ घज् ] पूरा होना, फूलना, मोटा 


होना । 


( १२३१ ) 


आप्पाय्य (वि०) [ आप्य--ण्यत्‌ ] सन्तुष्ट होने के योग्य, 


प्रसन्न होने के योग्य । 

आप्रवण (वि०) [आ--प्र+ल्यट | ईषत्मवण, 
शालीन, थोड़ा शिष्ट । 

आप्लुत (वि०) [ आप्ल--कक्‍्त | ग्रहणग्रस्त-अवाझमख मथो 
दीन दृष्टवा सोममिवाप्लतम--रा० ७।१०६।१ | 


आप्लुष्ट (वि०) [ आप्लष्‌ +- क्त ] ईषहग्घ, झुलसा हुआ 
““दिवाकराप्लष्टविभूषणास्पदाम्‌ -- कु० ५४८ । 

आफलकः | आ-+-फल-- कन | धरा, बाड़ा -वार्याफलक- 
पयन्तां पिवबन्निक्षमतीं नदीम--रा० १।७०॥३ । 

आफीनम्‌ (नतपं ०) अफीम । 

आबद्धमण्डल | (वि०) [ न० ब० ] गोलाकार चक्र बनाने 

आबद्धवलूय । वाला । 

आबन्धुर (वि०) [ आबन्ध --उरच्‌ ] थोड़ा गहरा । 

आबालम्‌ (अ०) बच्चे तक, बच्चे से लेकर। सम० 
--गोपालम (अ०) बच्चों और ग्वालों समेत, 
“वेद्धम्‌ू (अ०) बच्चों से लेकर बृढ़ों तक । 

आन्नह्म (अ०) ब्रह्म तक । 

आभड्रम (तपुृ०) किसी मति की झकी हुई मद्रा । 

आभात (वि०) [ आभा--क्त | . चमकीला, देदीप्यमान 
2. प्रतीयमान । 

आभासः [| आभास +घणञा | . म॒ति ढालने के नौ पदार्थों 
में से एक 2. एक प्रकार का भवन 3. पूजा की एक 
अप्रामाणिक रीति - विधम: परधमंश्च आभास उपमा 
छल:, अधमंशाखाः पञ्चेमा धमज्ञोड्धमंवत्त्यजंत्‌ 
5-भोंग० ७।१५।१२ ।| 

आभास्वरः (पुं०) निम्नांकित बारह विषषों का एक संग्रह 
तु०--आत्मा ज्ञाता दमो दान्त:ः श।न्तिर्शान शमस्तप: 
काम: क्रोघो मदो मोहो द्वादशा भास्वरा इमे - तारा० 


आभिप्रायिक (वि०) [ अभिप्राय--ठक ] ऐच्छिक, 
इच्छानगामी । 

आभिमन्यवः [ अभिमन्यु +- अणू ]) अभिमन्य का पुत्र 
परोक्षित । 


आभियोगिक (वि०) [| अभियोग--ठक | दक्षता से किया 
गया, चतुराई से य क्‍्त । 

आभत (वि०) [ आ-+-भू-+-कक्‍्त ] !. उपजाया हुआ, पैदा 
किया हुआ--भाग ० ३॥२६।६ 2. भरा पूरा, स्थिर 
>"अआभतात्मा मनिः--भाग ० ४॥८।५६ । 

आमभ्यागारिक (वि०) [ अम्यागा र-ठक ] घर में रखने 
के योग्य । 

आभ्र (वि०) [ अभ-अण्‌ ] अभरक से निर्मित --चन्द्रा- 
भमाअ्रं तिलक दधाना--न ० ६।६२ । 

आमपेशाः | स० त० | कच्ची अवस्था में पीसा गया अन्न । 

आमन्त्रित (वि०) [ आ-+मन्त्र+क्‍्त | मन्त्र बॉल कर 
वविनत्न किया गया--शराणामामस्तथितानाम--मह्ा ० 


१५५ 


कुछ | 


२।२०१२६९। सम० - वचनम संबोधन अथ॑ में प्रयकक्‍्त 
शब्द, विभक्तिः संबोधन अर्थ को प्रकट करने 
वाली विभक्ति | 
आमन्त्रितम (नपुं०) [ आमन्त्र +क्त ] . 
करना 2. संलाप 3. संबोधन की विभक्ति । 
आमालकः: (पं०) पहाड़ी स्थान । 


अआमिषार्थो (वि०) [अम्‌ टिषच्‌ दीघंइच तमर्थयति -- इनि] 
मास चाहनेंवा छा, मांस के लिए निवेदन करने 
वाला । 

आमुकुछित (वि०) [आमृकुल--इतच] थोड़ा सा खुला 
हुआ । 

आमुक्‍तम्‌ [आमुच --क्‍्त | कवच । 

आमुपः (पु०) कांटेदार बाँस । 

आमोगः (पुं०) कवि की रचना की अंतिम पंक्ति जिसमें 
कवि का नाम बताया गया हो - यत्रव कविनामस्यात्स 
आमोग इतीरित:--संगीत दामोदर । 

आम्रः [अमगत्यादिष रनृदीघंश्च| आम का वक्ष । सम० 
-अस्थि आम की गठली, आम का बीज,-- पञुचम 
संगीत का एक विशेष राग, -- फलूप्रयाणकम आमों के 
रस से तयार किया हआ एक शीतल पेय । 

आस्लपड्चकम्‌ [आम्लपञ्च--कन] इमली आदि पाँच 
(बेर, अनार, करौंदा, इमली और कमरक) फलों के 
रस से तयार किया गया एक आयवेंदिक पदार्थ । 

आयः [आ--इ-+अच्‌, अय घऊ वा| आमदनी का स्रोत 
--मार्गत्यायशत रर्थान--महा ० १३।१६३।५ । सम० 

दशिन्‌ (वि०) राजस्व-समाहर्ता,--मश्तम राजस्व 

के रूप कौ० अ० २।६, -शरीरम आय का शरीर 
- को० अ० २।६ । 

आयथापुयम्‌,--पृष्यम॒ (नपूं०) ऐसी स्थिति या अवस्था 
का होना जेसी पहले नहीं थी । 

भायत (वि०) [आयम्‌+कत] सुप्त, सोया हुआ,-तं 
नायत॑ बोघयदित्याह: --ब॒० ४॥३।१६ । 


आयतिः (स्त्री०) [आ-+-या--डति]| वंश परंपरा, वंश- 
विवरण पीढ़ी-द्रक्ष्यन्ति समरे योधा शकूभानामिवायती 
“» महा ० ७।१५९।७१ | 

आयस्तम्‌ [आ--यस +कत] महान प्रयत्न, शक्ति का 
विस्तार न में गवितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान 
“- रा ० ४3॥।१६।९ | 

आयानम्‌ [आ--या+ल्यद] घोडे का आभषण । 

आयुष्यमन्त्र: (पुं०) ऋग्वेद का मन्त्र जो “यो ब्रह्माब्रह्मण 
उज्जहार'** से आरंभ होता ह । 

आयुध्यहोम: [आयू: प्रयोजनमस्य यत्‌, हु+-मन्‌] यज्ञ विशेष 
जिसके अनुष्ठान से मनुष्य दीघंजीवी हो सकता हैं । 

आयोजनम्‌ (अ०) एक योजन की दूरी तक । 

आयोद: (पुं०) अयोद का पुत्र मनि थौम्य । 


सम्बोधित 


( १२३२ ) 


आरखड्ूरः (पुं०) मधमक्खी (वेद०) 
यथ--ऋ ० १०।११०६।१० । 

आरण्यकसामन्‌ (नपुं०) सामदेव का एक सृक्‍त । 

आरम्भ: [आ-+रभ्ू+घञ , मम [. शुरू 2. पहला अड्ू । 
सम०--भाव्यत्वम्‌क्रियाशीलता के द्वारा ही उत्पादन 
को स्थिति---मी ० सू० ११।१॥२० >रैंचिः किसी 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को शुरू करने में रुचि,-- शर 
जो व्यक्ति शुरू शुरू में बहुत अधिक उत्साह 
दिखलाता ह । 

आरबडिण्डिसः [ष० त०] एक प्रकार का ढील---चण्डि- 
रसितरशनारवडिडिममभिसर सरसमलज्जम्‌ --गीत ० 
११।६५। 

आरासः [आ-- रास +घजञ्म ] घोर शब्द | 

आरोण (वि०) [आ-+री+क्त] बिल्कुल सूखा हुआ 
--आरीणं लवणजल -- भट्टि ० १३४ । 

आरुतम्‌ [आ-+रु-+क्‍्त] क्रन्दन, विलाप, रोना-धोना 
--निषंदुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुता:--रा० ६। 
१०६।३१। 

आरुणंयः [आरुणि-|-ढक्‌ | आरुणि का पुत्र र्वेतकेतु । 

आरोग्यम [अरोगस्य भाव:--ष्यञ्य | रोग से मक्ति, अच्छा 
स्वास्थ्य ।॥ सम०--अम्ब (नपुं०) स्वास्थ्यप्रद जल 
--चिन्तामणिः आयंबंद के एक ग्रन्थ का नाम 
--पअतिपदन्नतम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए एकं ब्रत । 

आरोपयित्‌ (वि०) [आ-रूपू-+णिच्‌--तृच| घारण 
करने वाला । 

आकम्‌ (अ०) [आ+-+-अकम्‌ | सूर्य तक -- आकल्पमाक महंन 
भगवन्नमस्ते--भाग ० १०।१४।४० । 

आर्चायण (वि०) [न० ब०] ऋचाओं में विद्यमान । 

आचोकम्‌ [अर्चा अस्त्यस्य अण, स्वार्थ कन ]ऋग्वेद के मंत्रों 
से यक्‍त, सामवेद । 

आजवम्‌ [ऋजोर्भावः अण्‌] सम्मुख भाग, (अधि० आजंवे 
न्सम्मुख भाग में सीधा )--देवदत्तस्याजं॑वे-- मं ० सं० 
१।१।१५ पर ज्ञा० भा० । 

आते (वि०) [आ-+-ऋ--क्त] असुविधाजनक--आर्ता 
यस्मिन्‌ काले भवन्ति स आतं: कार:- में सं० ६।५। 
३७ पर शा० भा०। सम० --- त्राणम॒ जो कठिनाइयों 
पं ग्रस्त हैं उनको बचाना । 

आतंबम्‌ [ऋतुरस्य प्राप्त इति अण] मासिक ऋतुख्नाव, 
->गिरिकाया: प्रयच्छाशु ह्यस्या आतंवमद्य वै-- महा० 
१।६९२।५५ | 

आदर (वि०) [आ+--अर्द --रक्‌, दीघंश्च]| गीला, तर । 
सम० --एधार्नि:ः: आग जो गीली लकड़ियों द्वारा 
सुरक्षित रखी जाती हें -यथवाद्रैघाग्ने: पथग्धमा 
निस्सरन्ति -- शत०,-- कपोलितः उन्माद काल की 
दूसरी अवस्था में हाथी जब कि उसका गंडस्थल अपने 


-आरख्गरेव मध्वेर- 


मद से गीला हो जाता हे,--पत्रक: बाँस,--भावः 
गीलापन 2. कृपा, मृदरृता--धनुभतोष्प्यस्थ दयाद्वें- 

भावम--रघ ० २।११ । 

आद्रिका (स्त्री०) हरा या गीला अदरक । 

आद्धम्‌ [ऋषघ-[-अण | प्रचुरता, बाहुलय । 

आधनारीश्वरम [ अधनारीश्वर-|-अण | भगवान शिव के 
अधनारीइ्वर रूप से सम्बद्ध । 

आये (वि०) [ऋ+-”+पण्यत्‌ |] 4. आर्यावर्तं 'का निवासी 
2. योग्य, आदरणीय, सम्मानयोग्य ।॥ सम०--आ- 
गमः (आर्या--आगमः) आये जाति की महिला के 
पास संभोग की इच्छा से पहुंचना-- अन्त्यस्यार्यागमे 
वध: --याज्ञ ० २२९४,--जष्ट (वि०) आर्य॑जनों के 
द्वारा अनुमोदित तथा अनगत,--मतिः जिसकी बद्धि 
बहुत अच्छी है,- वाक्‌ (वि०) आय जाति की 
भाषा बोलन वाला,--शीलरः उत्तम चरित्र से यक्‍त 
अच्छे शील वाला,--सिद्धान्तः आयंभटकृत ग्रन्थ 
-- स्त्री आयमहिला । 


आर्षिक्यम्‌ [ ऋषेरिदं--अणू, आषं--ठक्‌, ततः प्यञ्य | 
आयधम, वह घधमं जिसकी ऋषियों ने स्थापना की 
हे। 

आलकन्दकम्‌ (नपु०) एक प्रकार का मंगा, प्रवाल--कौ० 
अ० २॥११। 

आलग्न (वि०) [ आलग्‌+कक्‍त ] पालन करता हुआ 
चिपका हुआ, अनषक्त । 

आलम्बनम [आलम्ब--ल्यद | मन के अनरूप धर्म | 

आलानम्‌ [ आलीयतेज्त्र-- आली-ल्यदट | लगाव या 
स्थिरता का बिन्दु, (पोल, खूँटठा या रस्सी आदि) 
“उलूखल वा यमिनां मनो वा गोपाज्नानां कुच- 
कुडमलं वा मरारिनाम्न: कलभस्य ननमालानमासीत 
त्रयमेव भमौ--क्रृष्ण ० । 

आहलापा [ आलप्‌--घज्म, टापू | संगीत की एक मधुर 

घ्वनि । 

आलापनम्‌ [ आ+लप्‌-+णिच्‌--ल्यदट | संगीत शास्त्र 

. के किसी एक राग की विशेषताओं का वर्णन । 

आलिक्रमः | आ--अल--इन--क्रम्‌ --घज्ण ] एक प्रकार 
की संगीतरचना, संगीतनिबन्ध । 

आलिजनः | आलि--जन: | सहेलियाँ । 

आलेस्यगत (समपित) (वि०) [आलिख्ये गत:--स० त०] 
चित्र में लिखित, चित्रित--निशीथदीपाः सहसा 
हतत्विषो बभवरालेख्यसमपिता इब--रघ ० ३॥१५ ॥। 

आलिड्भरथ (वि०) [ आलिछझंग्‌--ण्यत्‌ | आलिज्भरन करने 
के योग्य -- नं० ७।६६ । 

आलय:ः | आलीयते5स्मिन्‌--आली-|- अच | ग्राम, आवास 
--मन्दरस्य च ये कोर्टि संश्रिता केचिदालया:--रा ० 
४४०२५ | 


( १२३३ ) 


नपड्ूजम । 

आलोढा [आ--लिह + क्त-+-टाप्‌ ) ऋतुमती स्त्री-नालो- 
ढ्या परिहत॑ भक्षयीत कदाचन--महा ० १८।१०४।९०। 

आलुलित (वि०) [ आलुल+ क्त ] क्षुब्घ, ईषदुद्विग्न, 
जरा सा घबराया हुआ । 

आलेफप्नम्‌ [ आलिम्प्‌ --णिच्‌--ल्यूदट ] 4. पानी मिला 
हुआ आठा जिससे घर का द्वार सजाया जाता ह 
विशेषतः दक्षिण भारत में--विधुमालेपनपाण्डरम्‌ 
--न० २॥२६ 2. रंगना या सफेदी लोपना -- आलेप- 
नंदानपण्डिता--न ० १५१२ । 

आलोकर्णा आलोक्+घज्ण ) 4. केवक दर्शन--आलोकमपि 
रामस्य न १रयन्ति सम दःखिताः:--रा० २।४७।२ । 

आलोककः | आलोक -ण्व॒लू ] दर्शक, देखन वाला । 


आवपनम्‌ | आवप्‌ + ल्यट | 4. उदगमस्थान--यस्य उन्‍्दो 
मय॑ ब्रह्म देह आवपन विभो:--भागः १०।८० [४५ 
2. पटसन से निर्मित कपड़ा । 

आवदवापः | आवप-+घञ ] तान्त्रिकों के मतानसार मन्त्र 
की बार-बार आवृत्ति जिससे अनेक कार्यों में सिद्धि 
प्राप्त होती ह--यस्तु आवृत्या उपकरोति स आवाप 
ः“भ० स० ११।१ प्र शा० भा० | 

आवरणम्‌ [ आवृ+ ल्यूट | 4. कवच-कि० 
2. भ्रम, भरान्ति 4 

आवरीवस (वि०) [ आवृ--पकु--वस्‌ ] छादन, चादर 
ढकना--शतहलो ० २३ ॥ 

आवजंक (वि०) [ आवज्‌-+ण्वल | आकर्षक । 

आवतंनम्‌ [ आवत्‌+ल्यूट | बर्ष,-- आवतंनानि चत्वारि 
“महा ० १३।१०७।२५ । 

आवास्य (वि०) [आवस्‌-+णिच्‌ +ण्यत्‌ ] बसा हुआ, 
व्याप्त, पणं, भरा हुआ--ईशावास्य मि्दं--ईश ० १। 

आवास (चुरा० पर०) (आ पूवंक वास्‌ ) सम्पन्न करना, 
वास यक्‍त करना--आवासयन्तोी गन्धेन--रा० 
२।१०२। ४१ । 

आधिः (स्त्री०) [ अवीरेव स्वार्थ अण ] पीडा, कष्ट, 
प्रसववेदना । 

आबितन्‌ (तना० आ०) व्याप्त होना,--श्रींल्लोकानावि- 
तनन्‍्वाना:---भाग ० ३।२०।२७ । 

आवित (वि०) [ आधविद--क्त ] विद्यमान । 

आविद्ध (वि०) [आ--व्यघ्‌--क्त ] पास-पास रक्‍खा 
हुआ, छितराया हुआ स॒पाण्ड्राविद्धविमानमा लिनी म्‌ 
रा० ५।२।९५३ । 

आक्लि (वि०) [ आविलति दुृष्टिं स्तणाति घिल स्तृतोक 
घंघला, अस्पष्ट, जो देख न सके । 

आविभंत (वि०) [ आविस्‌--भू--कत | प्रकट हुआ हुआ 
--आविमूतप्रथममुकुछा: कन्दलीरचान्‌ुकच्छम--मेभ ० । 


१७।५९ 


आलौन (वि०) [| आली--क्त ] बन्द, सुप्त--अ्रमराछी- 


आविमंष्डल (वि०) [न०ब०] जो वत्त के रुप में 

“दिखाई दे--विधुवति धनुराविम॑ण्डलं पाण्ड्सूनौ--कि० 
१४॥६१ | 

आविहित (वि०) [ आविस-+घधा--क्त ] जो ददहय बना 
दिया गया हो । 

आवृत्तम्‌ [ आवृत्त+क्त | बार-बार प्रार्थना या गीत से 
देवा को सम्बोधित करना ॥ 

आवद्धतबालकम्‌ (अ० ) बढ़ों से लेकर बच्चों तक । 

आन्यक्त (वि०) [ आवि-|-अज्च्‌ + क्त ] स्पष्ट, सुबोध 
तद्वाकयमाव्यक्तपदं निशम्य--रा० ७।८८।२० । 

आज्ञास॒ (वेद०) (अदा० आ०)दमन करना--कु० 
२।२८।९ | 

आशायसस (वि०) [ न० ब० |] नंगा, नग्न । 

आशिक्षा [ आशिक्ष-|-अरू-|ठाप्‌ ] सीखने की इच्छा, 
वाज ० ३०।९० । 

आशुकविः [ कु० स० ] जो तुरन्त ही (बिना पहले से 
सोचे) काव्य रचना कर सके । 

आश्रमपरिग्रह: [ ष० त० | संन्यास (चौथा आश्रम) 
ग्रहण करना । 

आश्रमवासिपवंन्‌ [ प० त० | महाभारत के पन्द्रहवें पर्व 
का प्रथम अनभाग । 

आश्रवः [ आश्रु--अच्‌ ] सांसारिक कष्ट,--स वितर्क- 
विचारमवाप शान्तं प्रथम ध्यानमनाश्रुवप्रकारम्‌ - ब॒० 
० ५।२१०। 

आदलेषणम्‌ [ आशईिलष--ल्‍ल्युट ] आसक्ति, अनरक्ति । 

आइवासिक (मसिं०) [ आश्वास--ठक ] विश्वसनीय, 

“जविद्वासपात्र । 

आश्विनचिदछ्चितम (नपं०) शारदीय विषव । 


आस्‌, (आः:) (अ०) उदासीनता' द्योतक अव्यय नन 
आस्ते इत्यपवेशने-मवतितय नावश्यमपवेशने एवं 
औदासीन्यपि दद्यते। मी० स० ३।६।२४ पर 
शा० भा०। 

आसक्त (वि०) [आसच्ज्‌ -- क्त] अवरुद्ध, बन्द--कार्त- 
वीयभ जासक्तं तज्जल प्राप्य निमंठईम-रा० ७।३२।५ । 

असंज्ञित (वि०) [ आसंज्ञा-इतच्‌ | जिसके साथ कोई 
समझोता हो गया हूं, सम्मिलित । 

आसद (प्रेर०)) घारणा करना, पहनना- आसाद्य कवच 
दिव्यं--२० ७।६।६४ । 

आसत्तिः (स्त्री०) [ आसद-+-क्तिन्‌ ) उलझन, घबराहट 
--न चे ते क्वचिदासत्तिब दे: प्रादुर्भविष्यति--महा० 
१२।३९१२।१७ । 

आसनम [ आस-+लल्‍्यट | . हौदा, हाथी की ग्रीवा और 
पीठ का मध्यवर्ती भाग जहाँ हस्त्यारोही बंठता हें 
2. तटस्थता--कौ ० भ० ७।१ 3. पासे के खल में 
प्रयत्त मोहरा । सम ०-- मचश्कम वीये। 


( श१रर३े४ ) 


असजञ्न (वि०) [ शासद--कत ] अवाप्त, प्राप्त-बाहो- 

रासपन्नां सोतिमात्र॑ ननन्‍्द--रा० ५१६३॥३३। सम० 

>चरे (वि०) आसपास ही घूमने वाला । 

आसमवद्रान्तम (अ०) समुद्र के किनारे तक । 

आसुरायण: [ आसुरि--फक ] . आसुरि की सन्‍्तान 
2. एक वदिक संप्रदाय । 

आसेचनक (वि०) [ आसिच--ल्यट--कन्‌ ) अत्यंत 
मनोहर जो असीम संतोष के देने वाला हो (उदाहर- 
णतः नेत्रासेचनकम्‌) दे० नेंषध० (हिन्दी का 
संस्करण ) पृष्ठ ५५९ | 

आस्तरकः [ आ-+स्तृ्‌+ण्वुल ] बिस्तर बिछाने वाला 

कोौ० अ० १४१२। 

आस्तारकः [ आस्त+घजञा , स्वाथ कन | अंगीठो मे लगन 
वाली जाली, जंगला । 

आस्तीर्ण (वि०) [ आस्त्‌--कक्‍्त |] . बिखरा हुआ, फंला 
हुआ 2. ढका हुआ । 

आस्थानपट्ट:-पटम [| आस्थान-+-पट + क्त | सिंहासन, राज- 
गद्दी--न० १०५७ | 

आस्थेय (वि०) [ आस्था+ ण्यत्‌ | . श्रद्धय, जिसके 
पास पहुँच कीं जाय, जिससे प्रार्थना की जाय 
2. आदरणीय । 

आस्फद (भ्वा० पर०) आन्दोलन करना, हिलाना । 


इक्षः [ इष +- कस | एक प्रकार का बस--मौक्तिक रिक्ष कु 
क्षिज: -न० २०।२१(नारा० भाष्य० इक्षवशविशेष:)। 

हक्षमती (स्त्री०) [ इक्षु+मतुप-+-डीप ] कुरुक्षेत्र प्रदेश 
में बहने वाली एक नदी । 

इृक्ष्वारि (लि)कः [ इक्षु+-अल +ण्वुल | नरकुल, सरकडा । 

इज्ालः | इज्ध+आलच्‌ | कोयला-वितेनुरिद्भञालमिवायश 
परे -सि० सं०, इड्भाल: कारिकाग्निविट  वेज० । 

इडा ? [ इल + अच्‌, लस्य डत्वं वा ] सामगान म॑ प्रयुक्त 

ड्ला । स्तोभ नामक संगीत । 

इडाजातः | पं० त० | गुग्गुल । 

हण्डीक: (पुं०) कलम घड़ने वाला चाक्‌ । 

हतिः (स्त्री०) [इ--क्तिन ] . ज्ञान 2. चाल, गति 
->"शै० चि० | 

इतिक (वि०) [ इति-+कन्‌ ] गतियक्त, चाल रखने 
वाला | ह 

इंतिहासकथोदभतम [ त० स० ] किसी पौराणिक आख्यान 
या महाकाण्य से ली गई कथावस्तु--इतिहासकथो- 
दभूतमितरद्वा सदाश्रयं, काव्य कल्पान्तरस्थायि 
- काज्या० । 

इत्कढ: (पु०) एक प्रकार का भास । 


आस्फोटितम्‌ | आस्फूट -+-क्त ] तालियाँ बजाना, शंस्त्रास्त्रें 
से प्रहार करना--आस्फोटितनिनादांदच -- रा० ५। 
४३॥।१२, तस्यास्फोटित शब्देन -रा० ५४७ । 

आस्यत्‌ (विै०) [आ+सिव्‌-+-क्‍त | मिला कर सीया 
हुआ । 

आख्र (वि०) [ आश्ष+ क्विप ] खब बहने वाला, धारा 
प्रवाह से रिसने वाला । 

आस्रपपस (वि०) [ न० ब० | खूब दूध देने वाली गाय 
-- अगाडुझुकृते राखपया जवेन--भाग० १०।१३॥३०। 

आस्थादित (यि०) | आ-+स्वद--णिच्‌ -+क्त ] जिसने 
स्वाद ले लिया हो, अनभवी--मधघ नवमनास्वादित- 
रसम द० । 

आहत्य (अ०) | आहन्‌ -+-ल्यप्‌ ] प्रहार करके, मार कर, 
पीट कर। सम० -- बचनम ललका रने वाला वक्तव्य | 

आहारतेजस (नपुं०) पारा, पारद । 

आहायंशोभा (स्त्री०) बनाया हुआ सौन्दय (विप० नंस- 
गिक शोभा ) । है 

आहितकः [आ--घा + क्त, स्वार्थ कन्‌ | भाड़ का--कौ० 
अ० २।१। 

आहृुत (वि०) [आ+ह-+क्‍्त | क्त्रिम, बनावटी 
-अह॒ता हि विषयकतानता ज्ञानधौतमनसं न लिम्पति 
“० १८।२। 


इृदम्बरम (नपु०) नीलकमल---निघ० | 

इृद्ा (अ०) विशद, प्रकट, स्पष्ट । 

इन्दका [ इद-+ण्वल--टाप | मगशीष नक्षत्र पंज में ऊपर 

रहने वाला तारा 

इन्दिरारसमणः [इन्द--किरच्‌ --टाप्‌ू-- रम्‌+-ल्यूद ] विष्णु 
--अन्तरा सकलसुन्दरीयुगलमिन्दिरा रमणसंचरन्‌ 
“5गौरा० ६५ । 

इन्दु: [ उन्द +उ, ओदेरिच्च ]. चन्द्रमा 2. अनुस्वार 
की परिभाषा। सम०--सुखी कमल बेल,--बल्लो 
सोम का पोधा, -- दफरिन एक पौधे का नाम,--सुतः, 
-- सूनुः बधनामक ग्रह । 

इन्दुकः [ इन्दु +कन्‌ | दे० “इन्दुशफरिन्‌ । 

इन्द्र: [इन्दतीति इन्द-- रन . देवों का स्वामी 2. ज्ञाने- 

द्वियों के पाँच विषय । सम०--आयधम 4. इन्द्रधनष 
हीरा, - कान्‍तः चारमंजिले भवन का एक प्रकार 

--मान ०-२१।६०।६८,---छदः (३इन्द्रच्छद:) मोतियों 

की माला, -जः वालि, कर्ण,--जतु (नपुं०) शिला- 

जीत, - झुति चन्दत,--प्रमतिः वेंदिक ऋषि, पल 

आचक्षाम का दिण्य, -- भगिती पार्वप्ती,--मश:ः इन्द्र को 

प्रसन्न करते के लिए किमा जाने वाला यज्ञ--श्वो5 


( १२१३५ ) 


स्माक॑ घोषस्योचित इन्द्रयशो नामोत्वः भविष्यति | इश्ीका हाथी की आँख की एक पुतली । 
-“-बाल०१,-- बानकम्‌ हीरे का एक प्रकार, कौ० अ० (तुदा० पर०) किसी काम को बहुधा करते रहना, 


२।११,-- सार्वाणः चोदहवां मन्‌० । बार-बार सम्पन्न करना । 

इन्द्रियः [इन्द्र//घ--इय ] . शक्ति 2. ज्ञानेन्द्रि । सम० | इच्छामात्रम्‌ (अ०) केवल इच्छा द्वारा रचित-- इच्छामात्र 
--धारणा ज्ञानेन्द्रियों का नियन्त्रण, --- प्रस्भः विषया- प्रभोः सष्टि: । 
सक्ति, -- संप्रयोग: विषयों से संबद्ध ज्ञानेन्द्रियों की | इच्छारूपम (नपं०) 4. मानवीकृत इच्छा 2. इच्छानरूप 


क्रिया । 

इन्धनम्‌ [इन्ध्‌ू+- णिच-- ल्यूट | इच्छावशेष, वासना-ये तु 
दग्धन्धना छोके पुण्यपापविवर्जिता:--महा० ११। ' इष्टभागिन्‌ (वि०) [इष्ट-|-भाग--णिनि] जिसकी भहत्त्वा- 
३२े४८।२ । | कांक्षा पूरी हो गई हे---अपूजयन्राघवमिष्टभाग्रिनम्‌ 


| 

माना हुआ शरीर 3. दिव्य शक्ति की प्रथम अभि- 
इभकर्णकः (पुं०) . एक पोद्धा, तांबड़ा एरंड 2. गणेश । - रॉ० ६।६७।१७५ । 

( 

। 


व्यक्ति । 


इरिणम (वेद०) [ऋ--इनच, किदिच्च | चौसर खेलने की सत्री०) [इष-+क्तिन| कविता के रूप में एक 
बिसात- प्रवातेजा इरिणे वर्वंताना--क्र ० १०।३४।१। परिसंवाद,. संग्रहहलोक ऋ० १॥१६६।१४ पर 
इरिस्बिठिः (पृ०) कण्वकूल के एक ऋषि का भाम जो भाष्य । सम०-- भ्राद्धम एक विशेष औष्वंदहिक क्रिया । 
ऋग्वेद के कई सूक्‍तों का द्र॒ष्टा है । इधिका, इषोका [इष गत्यादों क्वनू, अत इत्वम) एक 
इलिशो (स्त्री०) मेधातिथि की पुत्री । कांटदार पौधा--संनिकर्षादिषीकाभिमों चिता परमाड्ू- 


रा 


इल्य: (पु०) परलोक में होने वाला एक काल्पनिक वक्ष यात्‌ - रा० २।८।३२ 
-“ स आगच्छतील्य॑ वक्षम्‌ -- कौषी० १।५ । इृष॒पुझ्खा नील का पौधा । 
इवोपमा उपमा अलंकार जहाँ रचना में 'इव शब्द का | इषयति (वेद०) प्रयत्न करना । ण 
प्रयोग हुआ हो । '. इष्टकामात्रा इंटों का आकार प्रकार । 
ट् 


ईक्षणअ्रवस्‌ (पुं०) [ज० स०| साँप- एषा नो नैष्ठिकी . ईश्वरकान्तम्‌ (नपुं०) एक भूखण्ड जिसका समस्त क्षेत्रफल 
बद्धिः सवषामीक्ष णश्रवः--महा ० १।३७।२९ ९६१ वग में विभकत हो जाता ह--मान ० ७।४६।४८ । 

ईरः [ई२- अच | वायू, हवा । सम०-जः,-पुत्र: हनुमान । | ईश्वरफ्रृष्णः (पुं०) सांख्यकारिका का कर्ता । 

ईलिनः (पुं०) तंसु के पुत्र और दुष्यन्त के पिता का नाम । | ईषत्कार्य (वि०) [ईषत्‌--#%-|पण्यत्‌] जो थोड़े से प्रयत्न 

ईदाः [ईश्‌- क | परमेश्वर, परमात्मा । सम ०---आवास्यम से सम्पन्न हो सके ईषत्कार्यों वधस्तस्य--महा० 


(ईदावास्यम्‌) ईशोपनिद्वद (अपने प्रथमाक्षर के ५।७४।२६ । 
आधार पर)-गीता (स्त्री०) कूमंपुराण का एक | ईषल्लभ (वि०) [ईषत्‌--लभ्‌ --अच्‌ | आसानी से उपलब्ध 
अनुभाग, -- दण्ड: रथ के धरे की लकड़ी । होने वाला - नं० १२॥९३ । 

ईशानकल्पः चार यगों का एक चक्र। ईषद्वीयें: [+० ब०] बदाम का वक्ष । 


ईसराफः (पुं०) फलितज्योतिष में चौथा योग । 


ईशितव्य (वि०) [ईश--तव्य| शासन किय जाने के योग्य 
ईहः (वेद०) [ईह -+-अच्‌| स्तुति । 


नियन्त्रण म॑ रखने के योग्य---ईशितवब्यं: किमस्माशि 
--भाग० १०।२३।४५ । 


५ उ 


उका (स्त्री०) अवशेष, बचाखचा । उक्थ: (पुं०) [वच््‌--थक | अग्नि--उक्थों नाम महाभाग 
उक्थम (नपुं०) [वच--थक] 4. जीवन, प्राण--उक्थेन त्रिभिरुकथ रभिष्टत:-- महा ० ३३२१९।२५। 
रहितो हाष मृतकः प्रोच्यते यथा--भाग० १।१५॥६ | उखासंभरणम (नप०) शतपथब्राह्मण का छठा अध्याय 
2. उपादान कारण--एतदेशामक्थ मथोी हि सर्वाणि | उक्ष्यः: (पं०) [ उखायां संस्कृत: ) एक वेयाकरण का 
नामान्यत्तिष्ठन्ति-- ब० १६१ । ताम। 


( १२३६ ) 


उसैरम्‌ (नपुं०) खारी झील से निकला हुआ नमक, 
सांभर नमक । 

उग्र (वि०) [उच्‌--रन्‌, गरचान्तादेश।] !. भीषण, क्र्र, 
दारुण, घोर, प्रचण्ड । सम०- काली दुर्गा का एक 

-नूसिहः नसिह का एक रूप,--पीठसम एक 

भूपरिकल्पना जिसमें क्षेत्रफल ३६ सम भागों 
विभकत होता ह---मान ० ७।७,--बोयें: हींग,--अ्रवस 
रोमहषण के पुत्र का नाम | 

उचित (वि०) [ उच्‌--क्त | अन्तर्जात, नेसगिक - उचित 
च महाबाहु:ः न जहो हषेमात्मवान-(उचितं --स्वभाव- 
सिद्धम )--रा० २।१९।३७ | सम०-जज्ञ (वि०) जो 
ओऔचित्य को समझता है । 

उच्च- अबच (उच्चावच) (वि०) [ उत्कृष्टं च अपकृष्टं 
सच | ऊचा-नीचा, छोटा-बडा । 

उच्चध्वज: शाक्यमुनि का नाम । 

उच्चटम्‌ (नपू्‌०) टीन, रांगा, कलई । 

उच्चक्‌ (भ्वा० पर०) टकटकी लगा कर देखना, निडर 
होकर देखना--भाग ० ६।१६।४८ । 

उच्चयापचयो [ उच्चय: अपचयदच, द्व० स० | समद्धि और 
क्षय, उत्थान और पतन । 

उच्चाटित (वि०) [ उद--चट्‌--णिच्‌--क्त ] उखाड़ा 
गया, दूर फंक दिया गया -दशकन्धरो '"'उच्चाटित 
“-भाग० ५१२४।२७ । 

उच्चारप्रस्नावस्थानम्‌ (नपुं०) शौचालय, सण्डास । 

उच्चायम्ाण (वि०) [ उद-+-चर्‌-- णिच, कर्मणि शानच ] 

जो बोला जा रहा है । 

उच्चुम्ब्‌ ( भ्वा० पर ० ) मुख ऊपर उठाकर चुम्बन 
करना । 

उच्छिखण्ड (वि०) [ ब० स० | (मोर की भाँति) अपने 
परों को ऊंचा किये हुए 

उच्छिष्द (व०) [ उत्‌--शिष्‌--क्त ] जूठा, अपवित्र 
अशुद्ध - उच्छिष्टमपि चामेध्यम आहार तामसप्रियम 
“भाग० । 

उच्छिष्टमोदनम्‌ (नपं ०) मोम । 

उच्छुड्ित (वि०) [ उद-+-शूद्ध-- इतच्‌ | जिसने अपने 
सींग ऊपर को सीध खड़े किए हुए हूं । 

उच्छयः | उद--श्रि+अच | एक प्रकार का कलात्मक 
स्तम्भ (रुद्रदामन का जूनागढस्थित शिक्ालेख -एप० 
इंडि० तृतीय० भाग) । 

उच्छवास: [ उद्‌--श्वस --घजठ्ा ] १. झाग (जंसे कि 
समुद्र में )-सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमक्षणम --ऋ० ९। 
८६।४३ 2, बढ़ना, उभार होना । 

उच्छवासिनू (वि०) [ उद्‌-+श्वास--णिनि ] वियक्‍त, 
विभक्‍त । 

उज्जागरः [ उद--जाग-+घत्म ] उत्तेजना, उलेटफेर । 


उज्जटित (बि०) [ उद्‌--जूट--क्‍्त ] जिसने अपने सिर 
के बाल जटा के रूप में शिखा बाँधकर रकक्‍खे हुए हैं। 

उज्ञझटा (स्त्री०) एक प्रकार की झ्षाड़ी । 

उज्यधित (वि०) [ उज्य+-क्त | !. परित्यक्त---चिरो- 
ज्ञितालक्तकपाटलेन ते--कु० ५ 2. निष्कासित 
उंडला हुआ--अभविरतोज्थ्चितवारि---कि० ५६ । 

उट्टड्डूनम | उत्‌+-टड्डू -+ल्यूद | 7. छाप लगाना, या 
अक्षर खोदना 2. आधुनिक टाइप करने की क्रिया । 

उड्गणाधिपः [ त० स० | चन्द्रमा । 

उड्गणाधिम्‌ (नपुं०) मृगशीषं नक्षत्रपंज । 

उड़्डामरिन्‌ (वि०) [ उद्‌--डामर--णिनि ] जो असा- 
धारण रूप. से बहुत कोलाहल करता है । 

उड्डियानम (नप्‌०) अंगलियों की विशिष्टमद्रा । 

उढ़म्‌ (नपुं०) . जपा, गडहल 2. पानी । 

उत (वि०) [ वे--क्त | बना हुआ, सीया हुआ । 

उत्कयति (ना० धा० पर०) बेचन या आतुर बना देता 
हू --मनस्विनीरुत्कयितूं पटीयसा--शि० १५९ । 
उत्कच (वि०) [ उत्‌-कच | जिसके बाल सीधे ऊपर 
को खड़े हों । 

उत्कूचक (वि०) [प्रा० स० ] जो कंची अपने हाथ में 
लेकर ऊपर को उठाय हुए है । 

उत्कूलनिकूल (वि०) [ उत्करान्तः निर्गतश्व कलात्‌ | 
किनारे से कभी नीचे कभी ऊपर होकर बहने वाला । 

उत्कषणम्‌ | उद--कृष-+ल्यद | १. ऊपर को खींचना 
2. छील देना, उखाड़ देना 

उत्कषणी [ उत्कषंण--डछीप्‌ | एक 'शक्तित' का नाम । 

उत्कृष्ट (वि०) | उद्‌ +-क्ृष --- क्त | . खर्चा हुआ-ऐरा- 
वतविषाणाग्रेरुत्कृष्टकिण वक्षसम्‌ -- रा ० ६।४०॥५ 
2. तोड़ा हुआ- उत्कृष्टपणकमला--रा० ५११९१५ 
(उत्कृष्टानि >>त्रुटितानि) 3. खींचा हुआ--महा० 
१४॥५९।१० । 

उत्फोचः [ उद--कुच्‌ -|अज्य_] १. रिश्वत, घूस-उत्कोच- 
वेडचनाभिश्च कार्याण्यन्‌विहन्ति च --महा० १२।५६। 
५१ <. दण्ड | 

उत्कोचिन (वि०) [ उत्कोच--णिनि ] जिसे रिश्वत दी 
जा सके, भ्रष्टाचार में ग्रस्त--उत्कोचिनां मषोक्तीनां 
वजञ्चकानां च या गति:--महा० ७।७३॥३२ । 

उत्कोठः (पुं०) [उत्कुदठ-+-घज्ण | कोढ़, कुष्ठ का एक प्रकार । 

उत्बबथ (स्वा० पर०) उबाल कर सत्त्व निकालना, कमें० 
उबाला जाना, (प्रेम से) उपभकक्‍त किया जाना । 

उत्तान (वि०) [ उत्‌+-तन +घज्म ] विस्तारयक्त, फंला 
हुआ । सम०--अर्थ (वि०) ऊपरी, निस्सार, उथला 

पट्टमू फश-व्यूढं चोत्तानपट्‌टं---(आब शिलालेख 

-“ईैंडि० एंटी० भाग ९), - हृदय (वि०) उत्तम 
हृदय बाला । 


( १२३७ ) 


उत्तपनः [ उत्‌--तप --ल्‍ल्यट | देदीप्यमान आग । 

उत्तम (वि०) | उद-+-तमप्‌ | बढ़िया, श्रेष्ठ.--मः (प्‌०) 
ज्रव. का सोतेला भाई । सम०--दशतालम मतिकला 
का जो मूर्ति की पूर्ण ऊंचाई के १२० सम 

भागों को इंगित करने के लिए प्रयक्त होता हे 

-वयसम जीवन को अन्तिम अवस्था-- शत० १२। 
९१८, -ब्रता पतिद्रता रुत्री - हृदयस्येव शोकारिन- 
संतप्तस्योत्तमब्रताम्‌ --भट्टि ० ९१८७,--श्रतः उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त । 

उत्तमर (वि) श्रष्ठ। 

उत्तम्भ: | उद्‌-+स्तम्भ्‌+घञा | आयताकार संरचना 
“-गेंरैंड० ४७।२१ | 

उत्तर (वि०) [उद-+तस्प्‌ | 4. उत्तर दिशा 2. ऊपर 
का, अपेक्षाकृत ऊचा 3. बाद का 4, आयताकर साँचा 
“मान ० १३।६७ 5. आगे की कार्यवाही, अगली 
प्रक्रिय--उत्तरं कर्म यत्कार्य--रा० ५॥३ 6. आच्छा- 
दत, आवरण-- महा ० ६६०।५९ । सम०-अगारम्‌ । 
(उत्तरागारम्‌ू) ऊपर का कमरा,--अभिमुख (वि०) 
उत्तर दिशा की ओर मड़ा हैं मंह जिसका, --ताप- 
सीयम नसिहतापनीय उपनिषद्‌ का उत्तर भाग 
--नारायणः पुरुषसक्त का उत्तर खण्ड,--वीधिः 
(स्त्री० ) उत्तरीय मंडल । 

उत्तावल (वि०) उतावला, आतुर । | 

उत्त्रस्त (वि०) [ उद्‌--त्रस+कक्‍्त | डरा हुआ, भय- 
भीत । 

उत्थानम्‌ [ उद+स्था-+ल्यूट | 4. मठ, विहार 2. यद्ध 
करने के लिए तैयार सेना की स्थिति - यद्धानकल- 
व्यापार उत्थानमिति कीतितम्‌ -- (शक्र० १॥३२५। 
सम०--वीरः कमंशीरू व्यक्ति,-- शीलिनू (वि०) 
सक्रिय, परिश्रमी । क्‍ 

उत्पचनिपचा (स्त्री०) कोई भी कार्य जिसमें 'उत्पच-+-नि- 
पच (अर्थात्‌ पूरी तरह से और भलीभॉति पकाओ) 
कहा जाय । 

उत्पाटयोगः | त० स० ] फलित ज्योतिष का एक योग । 

उत्पतनिपता (स्त्री०) कोई भी कार्य जिसमें 'उत्पत (ऊपर 
को उढ़ो )--निपत (नीचे उड़ो)' शल्दों को बार-बार 
कहा जाय | 

उत्पातप्रतोकारः (शान्ति:) | ष० त०] अशुभ शकुनों से 
बचने के लिए शान्ति के उपायों का अवलम्बन 
-+को० अ० २।७ । 

उत्पत्ति: (स्त्री०) (वेद०) [ उद्‌-+-पद्‌-|-क्तिन | 4. यज्ञ 
--उत्पत्षिरिति यर्जि ब्रम:-- मी०स ० ७)१।३---७ पर 
शा० भा० 2. मरू विधि, वेद में आधारभूत अध्या- 
देश, इसे उत्पत्तिश्रुति और उत्वक्तिविषि भी कहते 
ह- मनग० ४।३ | 


उत्पादिका [ उद्‌+पद्‌-णिच्‌+प्वुलू | एक जड़ी बूटो 
का नाम । 

उत्पादित (वि०)|उद्‌--पद्‌ -- णिच --क्‍्त |पैदा किया गया। 

उत्पाद्य (वि०) [ उद-+-पद्‌ --णिच्‌+ण्यत्‌ | जो अभी 
पंदा किया जाना है-- लावग्य उत्पाद्य इवास यत्न: 
“कु० १श३५। 

उत्पलिनी [ उत्पल-+णिनि, स्त्रियां डीष ] एक शब्दकोश 
का नाम | 

उत्प्रेक्षावयव: [ प० त० ] एक प्रकार की उपमा । 

उत्प्रक्षावटलभः एक कवि का नाम । 


उत्प्रेक्षित (वि०) तुलना की गई (जंसा कि उपमा में 
की जाती है) । 

उत्प्रक्षितोपमा उपमा अलंकार का एक भेद । 

उत्प्लत (वि०) [ उद--प्ल--क्त ] कदा हुआ, ऊपर को 
उछला हुआ । 

उत्फुल्ल (वि०) [उद-+-फुल--क्त] उद्धत ढीठ, गस्ताख | 

उत्फुल्लिड्ग ( [ उद्‌+सस्फुल्लिड्र+इड्भच | जिसमे 
स्फुलिजड़् निकले, चिगारियाँ उगलने वाला । 

उत्सद्भकः [ उद-+सजञ्ज--घछक, स्वाथ कन्‌ |] हाथ की 
विशेष मुद्रा । 

उत्सकत (वि०) [ उद्‌+सञ्ज्‌-+-क्त ] संबधमान-उत्सक्ता 
पाण्डवा नित्यम -- महा ० १।१४०॥३ । 

उत्सत्तिः (स्त्री०) [| उद-+-सञ्ण +-क्तिन्‌ | नाश 
विनाश, क्षय । 

उत्सन्नकुलधर्मंन (वि०) [ ब० स० ] जिसकी कुल परम्प- 
राएं छिन्न-भिन्न . हो गई हॉं--उत्सन्नकुलधर्माणां 
मनुष्याणां जनादेन, नरके नियतं वास:--भग० १४६ । 

उत्सवोदयम्‌ (नपंं०) मूर्तिकका का शब्द जो मति की 
ऊँचाई के अनसार उसके यान को इजड्ित करे-- 
मान ० ६४९ १-९३ । 

उत्सवविग्रह: [ त० स० ] जलस के रूप में निकाली जाने 
वाली प्रतिमा, मति (विप० मूलविग्रह) 

उत्साहः | उद-+-सह +घञ | अशिष्टता, उजड़ुपन । 

उत्साहयोगः | त० स० | अपनी सामथ्य या शक्ति का 

उपयोग करना -- चा रेणोत्साहयोगन ---मन्‌ ० १॥२९८ । 

उत्सेक: | उद--सिच्‌ -- घञ्म ] उत्साह,--मामकस्यास्थ 
सनन्‍्यस्य हृतोत्सेकस्थ सञ्जय--महा० ८।७।१। 

उत्सुयशायिन्‌ (वि०) [ उद--सयशी--णिच-+-इनि ] जो 
सूय. निकरू जाने पर भी सोता रहता है,--महा ० 
१(२।२२८।६४ । 

उल्सृतिः (उच्छति:) (स्त्री०) [ उद-+स (श्र)-+क्तिन | 
उच्चतर जाति--मन्‌ ० ५४० । 

उत्सज (तुदा० पर०) व्यवस्थित करना, जमाना, निश्चित 
करना--आत्मानें यूपमुत्सज्य स यज्ञों अनस्तदक्षिण:-- 

महा० १२।९७।१० । 


( १२३८ ) 


उत्सगें: [| उदद-- सज--घझा | . राशि, . ढेर--अशन्नस्य 
सुबहून्‌ राजन उत्सर्गान पवतोपमान्‌ महा० १४८५ 
।२८ 2. (पुरोहितों की) सेवाएँ उपलब्ध करना-- 
उत्सग तु प्रधानत्वात्‌ -मी० सू० २।७।१९ (उत्सगे 
परिक्रय:--शा ० भा०) । 

उत्सगंसमिति: (स्त्री०) जैनमत का एक सिद्धान्त जिसके 
अनूसार मलमूत्रोत्सग करते समय ऐसी सावधानी 
बरतना, जिससे कि किसी जीव जन्‍्तु की हत्या न हो 

उत्स्रष्ट्कामः, (--मनाः) (थि०) [ उत्सज-+तुम॒न 
+काम, मनो वा ] उत्सगग करने को (जाने भी दो, 
रहने भी दो) इच्छा वाला । 

उत्सपिन (वि०) [उत्‌-सर्पे--णिनि] . किनारों के 

बाहर होकर बहने वाला -उत्सपिणी न किल तस्य 
तरजद्धिणी या--न ० ११।७७ 2. बढ़ाने वाला, उठाने 
वाला । 

उत्स्नात (वि०) [उद--स्ता-+कत] जो स्नान करके बाहर 
निकल आया है । 

उत्स्सेहतम [उद+स्निह #+णिच्‌--ल्यट ] 
फिसलना, व्चिलित होना । 

उत्स्सितम [उद--स्मि--क्त] मस्क राहट । 

उत्लोतस (वि०) [उद-खस््नर-तसि] (जीवन मं) ऊपर 
को ओर रुझान रखते वाला । न्‍े 

उत्स्वापगिरः (ब० व०) नींद में बोले गये शब्द-ने० 
338 

उदम [उन्द --अच्‌, नलोपः] पानी, जल । 

उदकम ([उन्द-+ण्वलू, नलोप:] मानी, जल। सम०» 
--अजड्जलिः . चलल्‍लभर पानी 2. तपण करन के 
निर्मित जल,--क्वेडिका जलक्रीडा जिसमें परस्पर एक 
दूसरे पर जरू छिड़का जाता हं,--प्रवेशः जलूसमाधि 
जलप्रवाह,--भमः जलयक्त या गीली भूमि, -- मज्जरी 
(स्त्री०) आयवेंद का एक ग्रन्थ, - वाद्यम्‌ जलतरंग 
नामक एक वायमयंत्र जिसमें जल से भरे हुए ध्याले 
छडी से छए जाते हैं । 

उद्गग्रप्लतत्वम [उद्गतमगग्नं यस्य--प्ल-+क्त, तस्य भाव: | 
तेज़ गति के कारण छलांगें लगाना - पश्योद ग्रप्लतत्वात्‌ 
घियति बहुतरं स्तोकमुर्ब्या प्रयाति -श० १॥७ । 

उदग्रनव (वि०) [न० ब० | हस्ताञ्जलि बांध हुए _ कायन 
विनयोपेता मर्धघोंदग्रमलेन च--महा ० ७।५४।६ । 

उवबश्चित (वि०) [उद--अज्च+णिच्‌ +क्त] उठाया 


घिसरना, 


हुआ, - सदड्चितम॒दज्वितनिकुड्चितपदम्‌ +-पं ० तां० 
स्तु० ९ । 
उदण्ड (वि०) [उद-+-अण्ड -|-अच ] बहुत से अंडे देने वाला । 


उदन (नतपुं०) [उन्द--कनिन] पानी, जरल। समण० 
--आशयः झील, सरोवरज"-शरदुदाशये साघुजात- 
सत्सरसिजोदरआओमवबा वृशा--भाग० १०।३१।२, 


--कीष्ठ: जलपात्र, जल कलश,---जम कमल--शर्वा- 
दयो5डप्रयदजमध्वमृतासवं ते---भाग० १०।१४।१३, 
“5प्लबवः पानी की बाढ़ । 

उदपास (उद-+-अप्‌ +अस्‌ू-दिवा० पर०) फेंक देना, 
परित्याग कर देना- ज्ञाने प्रयासमदपास्थ नमनन्‍्त एवं 
-भाग० १०।१४।३ । 

उदराग्नि: [षघ० त०] जठरागिन, पाचक अग्नि । 

उदराटः [उदर--अट-+घजञा -- ब० स०] एक प्रकार का 
कीडा जो पेट के बल रंगता हैं । 

उद्क: [उद-+-ऋच --घझ] वृद्धि--सर्वद्धंपचयोदर्कम 
भाग० ३।२३।१३ । 

उदवस्य (वि०) [उद-अव-+सो-+-अच ] अन्तिम, 
आखिरी - भाग० ४।७।५६ । 

उदश्नयणम [उद-+अश्र--क्य5:--ल्यद | रुलाना । 

उदस्त (वि०) [उद-+अस -+कक्‍्त] बाहर निकला हुआ 
-:परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचन:--भाग० ३।१९१२६ । 

उदस्तात (अ०) [उद-+अस्ताति] ऊपर--विधृतवल्को5्थ 
हरेरुदस्तात्रयाति चक्र नप शशमारम--भाग० २१२। 
२४ ॥। 


उदात्तनायक:ः (पुं०) महाकाव्य के उपयक्त नायक का एक 
भेद--चतुवगंफलोपेतं॑ चतुरोदात्तनायकम्‌-काव्य० १। 

उदात्त राधव: एक नाटक का नाम । 

उदात्त्य हः (प०) एक प्रकार का जल काक । 

उदानो (म्वा० आ#०) उठाना, उन्नत करना । 

उदारवोय (वि०) विपुलशक्तिसम्पन्न, महावलशाली । 

उदारवत्तायंपद (वि०) [ब० स०] जिस (रचना) में शब्द, 
अर्थ और छन्‍्द सभी उत्तम हो । 

उदारसत््वाभिजन (वि०) [ब० स०] जिसका उत्तम कुछ 
में जन्म हो तथा जिसका चरित्र भी अत्यत्तम हो 
-- उदारसच्त्वाभिजनों हनमान--रा० ४।४७। १४ । 

उद्यावसुः जनक का एक पुत्र । > 

उदयः [उ३--इ--अच्‌ ] .. उठता, उगना, ऊपर जाना 
2. आरम्भ---अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्‌ 

-महा० ३॥२८२।२२ 3. अचकपना, अमोघता 

--पर्याप्तः परवीरघध्नयशस्यस्ते बलोदय: रा० ५; 
५६।११ 4. आयषध्यकमं, दीघंजीवी होने का यज्ञ 
- हस्ते गृहीत्वा सह राममच्य॒तं तीत्वा स्ववारं कृत- 
वत्यथोदयम - भाग० १०।११॥२० 5. पूर्वी ज्या 
प्रथम चान्द्रभवन, - इन्दुः इन्द्रप्रस्थ नगर पुरे कुरूणा- 

मदयन्दुनाम्नि--महा ० ७।२३।२९,--उन्मख (वि०) 

उन्नति के द्वार पर, समृद्धि की देहलो पर,- भास्करः 

एक प्रकार का कपूर - ने० १८।१०३,-- राक्षिः नक्षत्र- 

पंज जिसमें कि एक ग्रह क्षितिज म॑ उगता है । 

उदित (वि०) [उद--इ--क्त] !. विश्वत, विख्यात 
>-चित्रयोधी समाख्यातों बभवातिरथोदित:--महा० 


( १२३९ ) 


१(।१३९।१९ 2. आरब्ध, शुरू किया गया--प्रभ- 
भिरुदित क्षत्य-विश्व० २६ 3. उद्बुद्ध, जागा हुआ 
“तां रातरिमुषितं राम॑ सुखोदितमरिन्दमम्‌ --रा० ६। 
(२११ । 

उदित्वर (वि०) 4. ऊपर जाने वाला, ऊपर उठने वाला 
अविदितगतिदंवोद्रकादुदित्वरविक्रम:--शिव० १४ 
१०६ 2. आगे बढ़ने वाला -गोप्तं शौरिरुदित्वरत्वर 
उदद ग्राहग्रहात॑ं गजम--विश्व ० १८ । 

उदे (उद्‌--आ-+-इ--अद।० पर०) ऊपर जाना, उठना, 
उन्नत होना । 

उदेयिवस्‌ (वि०) [ उद्‌-+आ--इ (ईयिवस्‌) ] उगा 
हुआ, उद्भूत, जात --सख उदेयिवान्‌. सात्त्वतां कुले 
“भाग ० १०।३ १।४। 

उद्गद्गदिका (स्त्री०) सुबकियाँ लेतना--का ० । 

उदगल (वि०) | न० ब० | गर्दन ऊपर उठाये हुए । 

उद्गारकसणिः [ उद+ग्‌+ण्वुल-+मण-|-इन्‌ | प्रवाल, 

.. मगा। 

उद्गारः | उदगृ+घजञ ] (सम॒द्री) झाग । --पश्चिमेन 
तु त दृष्ट्वा सागरोद्गारसन्रिभम्‌-- रा० ७।३२॥९ । 

उदगारचूड: (पुं०) एक प्रकार का पक्षी । 

उद्गीण (वि०) | उद--गृ्‌--क्‍्त | . वान्‍्त, वमन किया 
हुआ, --निष्ठ्यूतोद्गीणवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । 
काव्या० 2. बाहर निकाला हुआ, निष्कासित 3. प्रेरित, 
कराया हुआ-काकलीकलकलरुदगीणंकण्णज्वरा:-गीत ० 
१।२६ 4. उठता हुआ, किनारे से बहता हुआ 
-“:उद्‌गीर्ण इवाणोधौ- न ० १७।३६ । 

उद्गानम्‌ [ उद--ग-+ल्यूट ] साभमन्त्रों के उच्चारण में 
एक विशेष अवस्था । 

उदगीतक (वि०) [ उद--ग--क्त--कन ] जो ऊँचे स्वर 
से गायन करता है । 

उद्ग्रथनम्‌ [ उद्‌--ग्रथ--ल्यूट्‌ ] बालों को संयकक्‍त करने 
के लिए पिन--साभिवीक्ष्य दिज्ः सर्वा वेण्यद्ग्रथन- 
मृत्तमम्‌ रा० ५१६७।३० । 

उदग्रीविका | उद्‌-+ग्रीवा+-इनि--कन्‌--टाप ] पंजों पर 
खड़े होता -उद्ग्रीविकादानमिवान्वभूवन्‌ (रोमाणि) 
>ने० १४५३, कामिमिथुननिधवनलीला दर्शनार्थ- 
मिवोदग्रीविकाशतदानखिल्नेष * प्रदीपेष--वांस० । 

उद्घटटनम्‌ [उद्‌+घट्ट--ल्यट | (अत्याचार का) आरंभ । 

उद्घोण (वि०) [ ब० स० ] सूअर की भांति जिसके नथने 
ऊपर को हों--स्फ्रदुद्धोणवदन:--शिव० २२॥१३ । 

उद्दण्डित (वि०) [ उद्‌--दण्ड --क्त | उठाया हुआ, 
भकक्‍षत - कथा ० । 

उद्ृण्डशास्त्रिन पन्द्रहवीं शताब्दी का तमिलदेशवासी एक 
महान्‌ विद्वान । 

उद्दछन (वि०) [ उद्‌+दल --ल्यूट |] फाड़ देने बाला । 


१५९६ 


उद्दाल्कायनः | उद्दालक --फञा _] उद्दालक की सन्‍्तान । 

उद्दीर्ण (वि०) [ उद--द्‌+ क्त ] फटा हुआ । 

उद्दीपकः [ उद-+दीप्‌ --ण्वल ] पक्षिविशेष । 

उद्दीपका | उद-+दीप्‌--ण्वुल-- टाप | एक प्रकार की. 
चिऊटी । 

उद्दृष्य (अ० ) | उद्‌--दूष्‌ -+क्त्वा (ल्यप्‌) ] सावंजनिक 
रूप से बदनाम करके या दोषारोपण करके - शि० 
२।११३ । 

उद्देशतः (अ०) [ उद्देश--तसिल ] संकेत करके, विशेषरूप 
से, मुख्य रूप से, स्पष्टरूप से--एष तृद्देशतः प्रोक्‍्त: 
“भग० १०।४० | 

उद्देशपदम्‌ [ त० स० ] वह शब्द जो कतृंकारक के रूप में 
प्रयकत हूँ - ये यजमाना इत्युद्रेशपंदमू--मी० सू० 
६॥९।२० पर शा० भा० । 

उद्देश्यक्क (वि०) [ उद-+दिश्‌--णिच्‌--ण्यत्‌ ] सद्धूत 
करता हुआ, इंगित से दर्शाता हुआ । 

उद्धत (वि०) | उद-+हन्‌--क्त ]. भरपूर, भरा हुआ, 
समृद्ध ततस्तु धारोद्धतमेघकल्पं--रा० ६।६७। १४२ 
2. चमकीला, जगमग होता हुआ,---अन्योन्यं रजसा 
तेन कौशेयोद्धतपाण्डना--रा० ६।५५।१९ । 

उद्धष (वि०) [ब० स० ] अधिकता, प्राचयं--आपयेत 
बलोद्धर्षेर्वाय वेग रिवाणंव:---रा ० ६।७४।३५ । 

उद्धता (वि०) [ उद्‌+घूञा-+कक्‍त ] ॥. फेंका हुआ, 
उछाला हुआ,-उद्धतमिव सागरम्‌-- महा ० ५।१९३।४ 
2. ,अव्यवस्थित, बिखरा हुआ--आसीद्वनमिवोद्ध त॑ 
सत्रीवन॑ रावणस्य * ततू--रा० ५१९६६ 3. ऊँचा, 
उन्नत - देवदारुभिरुद्ध तरूघ्वंबाहुमिव स्थितम्‌ू--रा० 
५५६।२९ । 

उद्ध ( तउद+ह ) विक्लंत करना, नष्ट करना-- 
एव त्वां सजनामात्यम॒द्धरामि स्थिरों भव--महा०» 
+।९८९।२३ । 

उद्धषित (वि०) [ उद-हृष्‌-+कक्‍्त ] हर्ष के कारण 
जिसके रोंगट खड़े हो गये हों । 

उद्धरणम | उद--ह+ल्यट | प्रतीक्षा करना, आशा करना 
- अपि ते ब्राह्मणा भृकत्वा गता: सोद्धरणान्‌ गृहान 
“ »“महा० १३।६०।१४ | 

उद्धारकविधिः (प०) [उद्‌+ह+णिच्‌--ण्वल--वि 
+घधा-+कि ] देने की या भुगतान करने की रीति 
--तत्कथय कथमस्थोद्धारकविधिभंविष्यति-पंच ० २ । 

उद्धारः [ उद+ह॒-+-घकञा ] . संकलन 2. (ीखाने के 
परचात्‌ ) जो थालियों में बच जाय, उच्छिष्ट । सम० 
-- कोशः एक ग्रन्थ का नाम,--विभागः अंशों के 
प्रभाग, विभाजन । 

उद्धारित (वि०) [ उद-- ह+णिच--कक्‍त ] निष्कासित 
मुक्त, छडाया हुआ । 


( (१२४० ) 


उदबद्ध (वि०) | उद्‌-+बन्ध्‌+क्त ] . बाँधा हुआ 
बाधित 3. दृढ़, संहत, कसा हुआ । 


उदबूहण (वि०) [| उद-+बह -ल्युट्‌ | बढ़ाने वाला, 


सशक्त करने वाला, सामथ्य देने वाला | 
उद्धज्ः [ उद्‌-+-भज्ज्‌--घज ] तोड़ कर पृथक्‌ कर देना 


वियकक्‍्त कर देना । दे 
उदभ (मभ्वा० पर०, प्रेर०) विचार करना, सोचना 
-विक्रम० ९१९ । 


उद्यतायध (शस्त्र) (वि०) | ब० स० ] जिसने शस्त्र हाथ 
में ले लिया हू । 

उद्यन्धा (स्त्री०) जंगल में या सूखी लकड़ी में रहने वाली 
एक काली चिऊटो, दखोडी 

उद्यासमित (वि०) [ उद्‌-+यम्‌ -णिच्‌ --कक्‍्त | काम करन 
के लिए जिसे प्रेरित किया गया ह -आत्मनो मध- 
मदोद्यमितानाम--कि० ९॥६६ । 

उद्यापतिका | उद्‌--या-+-णिच्‌ +-पुकू-+ लय ट्‌ -कन्‌ 
-+टाप्‌ | यात्रा से वापिस घर आना । 

उद्योजित (वि) [उद-+-यज्‌ --+ णिच्‌ -|- क्त ] उठाया हुआ, एक 
चित्र (जसे कि बादल) । 


उद्योतः (पुं०) | उत््‌+ यृत्‌+-घजञा ]. चमक, उद्दीष्ति 
उज्ज्वलता, 2. इस नाम का भाष्य जो रत्नावली 
काव्यप्रकाश और महाभाष्यप्रदीप पर उपलब्ध है । 

उद्योतकरः ( पुं० ) महाभाष्यप्रदीप के भाष्यकार का 
ताम । 

उद्योतनम | उद-+-यत-णिच -+ल्यट ] चमकने या प्रका- 
शित होने की किया | 

उद्रिक्तिः [ उद्‌-+-रिच्‌ + क्तिन्‌_ ] आधिक्य -- 
स्तोत्र-३० । 

उद्देचचक (वि०) [ उद+रिच्‌+ण्वल | बढ़ाने वाला, 
वृद्धि करने वाला । 

उद्दामिन (वि०) [ उद-+-वम्‌ +णिनि ] उछटी करने 
वाला । 

उद्गहः | उद-+-वह -+-अच ] कुल या वंश में प्रधान व्यक्ति 
पुत्र (जसा कि 'रघदढ्वह में) 

उद्वाहक्षम (उद्दाह+ऋक्षम ) [| त० स० | विवाह के लिए 
शुभ नक्षत्र। उद्घाहक्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधु- 
सूदन:--भाग० १०॥५३ । 

उद्ह्नि (वि०) | ब० स० ] चिनगारियाँ या अग्निकण बर- 
साने बाला (जसे कि आँख)--उद्गह्निलोचनम शि० 
४।२८ । 

उद्बाश विछाप करते हुए नाम लेना, शोकाधिक्य के कारण 
रोने में नाम ले लेकर क्रन्दन करना- उद्वदाश्यमान 
पितरं सरामम्‌-भटद्ठि० ३।३२ । 

उद्विज्‌ (पानी छिड़क कर ) मनष्य को होश में लाना । 

उद्दग: [ उद्‌+विज्‌ ---घञ् ] सुपारी--न ० ७।४६ । 


शिवमहिम्न 


उद्वंगकर (वि०) [ उद्गग--कृ--अच्‌, ण्वुल, णिनि 
उद्देगमकारक »वा | चिन्ताजनक, क्षोभ करने वाला, कष्ट 
उद्वंगकारिन्‌ | कर या दुःखदायी । 


उदिबहंणम्‌ | उद-+वि८"-बु ह +ल्यूट ] बचाना, निका- 
लना, उठाना -रसां गताया भुव उद्दिबहेणम्‌--भाग ० 
२।१२३॥।४३ । 

उद्बतः। उद-वत्‌-+-घजञा | प्रलयकाल-रा० ६।४४।१८.। 

उद्वृत्त (वि०) | उद्‌ न॑वृत्‌-+-क्त ] उलटा हुआ, उद्घा- 
टिति, प्रसारित । 

उदवतः (पुं०) नाचते समय हाथों की मुद्रा 

उद्वष्टनीय (वि०) [ उद्‌+वेष्ट -|-अनीय ] खोलने के 
योग्य, बन्धनमक्त करने के लायक--आयईे बद्धा विरह 
दिवसे या शिखादाम हित्वा, शापस्थान्ते विगलितशचा 
तां मयोद्वष्टनीयम्‌ -- मेघ० ९३ । 

उद्यदस (उद-+वि-+-उद्‌ +-अस्‌ 
छोड़ देना, त्याग देना ॥ 

उन्नाद: [| उद्‌--नद--घछ्ण_ _] कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

उन्नत (वि०) | उद्‌+-नम्‌+क्त |] ओजस्वी, उल्लासपर्ण, 
समाधाय समद्धार्था: कमंसिद्धिभिरुन्‍ननता:--रा० ५। 
६१।५ | सम० - कालः छाया को माप कर समय 
निर्धारित करने की प्रणाली , --फोकिला एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र । 

उन्नतिः[ उद-नम्‌--क्तिन्‌ ] दक्ष की पुत्री जिसका 
विवाह धर्म के साथ किया गया था । 

उच्चहन (वि०) [ उत्+नह +ल्यूद ] अश्ंखल, खला 
मकक्‍त, बन्धन रहित-मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य 
नित्यमम -- भाग ० ११।१।४ । 

उनच्नाहः | उद-नह + घज्ण ] धष्टता, हेकड़ी, औद्धत्य 
अहंकार । 


-म्बा० पर०) पूर्णतः 


उन्निद्र (व०) [ उदगता निद्रा यस्मात-ब० सण० | 
. तेजस्वी, देदीप्यमान (जंसे कि चन्द्रमा )--नीत्वा 
निर्भरमन्मथोत्सव रस रुन्निद्रचन्द्रा क्षपा:-- कलि० 


2. (बालों की भांति) सीघा खड़ा होने बाला, फंला 

हुआ । 

उन्निद्रकम । उद्‌--निद्रा-कन्‌, ता वा ] जागरूकता, 

उन्निद्रता $ जागते रहना ! 

उन्नय (वि०) | उद्‌--नी+ण्यत्‌ ] सादृश्य के आधार 
पर जो अनुमान करने या निर्णय करने के योग्य हो 
“--शि० भ० १७। 

उनन्‍्मणिः (पं०) [ उत्क्रान्तो मणिम--अत्या ० स० | सतह 
पर पड़ा हुआ रत्त--गिरयो विश्रदुन्मणीन्‌--भाग० 
१०।२७।२६ । 

उन्मथनम | उद-+-मथ--ल्‍ल्यट ] बिलो देना,--कम घृतो 
<द्विरमतोन्मथने स्वपृष्ठ--भाग ० ११।४:१८ । 

उभ्मत्त (बि०) [ उद--मदु-|-क्त ] 4. बहुत बड़ा, असा- 


( ११२४१ ) 


भान्य--उन्मत्तवेगा: प्लवगाः---रा० ५१६२।१२, 
-त्तम्‌ (नपुं०) धतूरे का फूल-- उन्मत्तमासाद्य हर 
स्मरशइ्च-- न ० ३।९८ (भा०) | 
उन्मनीभू (भ्वा० पर० ) उत्तंजित होना, क्षब्ध होना । 
उन्मुखता | उन्मख-+ता | आशंसा या प्रत्याशा की 
स्थिति । 
उन्मुग्ध (वि०) | उद्‌-+मह -+-कक्‍्त ] 4. उद्विग्न, संभ्रान्त 
2. मख, मढ़ | 
उन्मृद्‌ (क्रया० पर०) मसलना, मालिश करना । 
उपकमन्‌ (नपुं०) उपनयन संस्कार की एक प्रक्रिया 
जिसमे बालक का सिर सूंघा जाता है । 
उपकल्प: | उप-+-कप्‌-- अच, घछञ वा । आभषण---तप- 
..._ नीयोपकल्पम्‌---भाग ० ३।१८।॥९ । 
उपकोचक:ः | उप-+-कीच्‌ --व॒न्‌ - आद्यन्तविपयंय ] बांस 
के वृक्षों की उपशाखा--विराटनगरे राजन कीचका- 
दुपकोौचकम्‌ -- (यहाँ विराट वि:--राट” इलेष 
भी हो सकता हू ) । 
उपक्रम: | उप-+-क्रम--घज | . शौयं 2. उड़ान 3. व्यव- 
हार प्रतिक्रिया । 
उपक्रान्त (वि०) [| उप+क्रम्‌ +-क्त | 4. आरब्ध 2. अधि- 
गत 3. व्यवह्ृत । 
उपक्षेपक (वि०) [उप--क्षिप+ण्वरू | संकेत देने वाला 
सुझाव देने वाला । 
उपखिलस्‌ (नपुं०) परिशिष्ट का भी परिशिष्ट । 
उपगम्‌ (भ्वा० पर०) पूजा करना-- सह पत्न्या विशालाक्ष्या 
नारायणमृपागमत्‌--रा० २॥६।१ । 
उपगमनम्‌ | उप""गर्म्‌/-ल्यट | धारणा, स्वीकृति---अप्रा- 
प्तस्य हि प्रापपणम॒पगमनम्‌-- मी ० सृ० १२।१।२१ पर 
शा० भा० 
उपजिगमिषु (वि०) [उप-+गम्‌ +-सन्‌ --उ] पास जाने 
का इच्छुक,--नी च वस्यत्यपजिगमिषो: -- -मेघ० ४४ । 
उपगूढ (वि०) [उप+गुह --कक्‍्त | 4. ग्रस्त, उत्पीडित 
-“कैन्योपगूढो नष्टश्री: कृपणों विषयात्मक:--भाग ० 
।२८।६ 2. आच्छादित, ढंका हुआ -- लताभि: 
पुष्पिताग्राभिरुपगृढानि सर्वत:---रा० ४॥ १९ । 
उपगानम्‌ [उपग--ल्यूट) सहगामी संगीत । 
उपगेयम [उपग--यत्‌। गायन, गीत । 


उपग्रस (भ्वा० पर०) निगलना, हड़प करना, ग्रहण ग्रस्त 
होना । 

उपप्रा (भ्वा० पर०) सूंघना -पयंश्ररस्वजत मूृर्थनि चोप- 
जप्रो --रघ्‌ ० १३।७० | 

उपचतुर (वि०) लगभग चार, चार के आसपास । 

उपचरणम्‌ [उप-+-चर्‌ --ल्यूट्‌|] निकट जाना, पहुँचना । 

उपचरितम्‌ (नपुं०) सन्धि का विशेष नियम । 


उपचारः [उप नर-+घज्_] 4. सेवा, पूजा 2. शिष्टता, 


सोजन्य । सम० च्छलूम आलंकारिक रूप से प्रयक्त 
किसी उक्ति के शब्दार्थ का उल्लेख करके एक प्रकार 
का निराकरणीय आभासी अनुमान,- पदम्‌ शिष्टता 
का शब्द, औपचारिक उच्चारण । 

उपच्छन्न (वि०) [उप+-छद॒---क्त| गुप्त, छिपा हुआ । 

उपच्छल (पर०) क्षीण होना, पकड़ लेना । 

उपजानु ( वि० ) [ उप+जन्‌ +आण्‌ ] घटने के 
निकट । 

उपतल्पः [ उप-तल--प]) 4. ऊपर की मंजिल का कमरा 

एक प्रकार को लकड़ी की चौकी या स्टल | 

उपतोथ म्‌ [उप-+-त्‌-+-थक्‌] 4. सरोवर या नदी का तट 
2. निकटवर्ती प्रदेश--महा० ५११५२।७ । 

उपत्यका [उप+त्यकन्‌ --टाप। पर्वत की तलहटी का 
निम्नदेश - गिरेरुपत्यका रण्यवासिनं संप्राप्ता श०५। 

उपदशनम्‌ [उप-+दंश्‌ +ल्यूट | प्रकरण, प्रसंग--मी ० सू० 
६॥८।३५ पर शा० भा० । 


उपदंशितम्‌ [उपदंश्‌---क्त] प्रकरण बताते हुए उल्लेख 
करना । 

उपदात्‌ (वि०) [उप-+-दा-+-तृच ] देने वाला । 

उपदेहः [उप--दह --घज्ण | लपेटना, लेप करना, चित्रित 
करना--देहोपदेहा त्किरण मंणीनाम -- नै० १०१९७ । 

उपदेहिका [उपदेह-|- कन्‌-+ठाप ] दीमक । 

उपकद्रवः [उपद्रु+घजञ्ा | ॥. सप्तांशक साम का छठा भाग । 
छा० २।८।२ 2. हानि, छीजन--अन्नस्योपद्रव॑ पश्य 
मृतो हि किमशिष्यति - रा० २।१०८।१४ । 

उपद्वारम [अव्य० स० | पाइवंद्वार । 

उपधा (जुहो० उभ०) धोखा देना | 

उपधालोपः [१० त०| अन्तिम से पूर्व का लोप । 

उपधान (वि०) [उपधा-+ल्यट] तनाव बढ़ाने के लिए 
वाययंत्र मं के तारों के अंदर रक्‍्खे हुए लकड़ी के 
टुकड़े --पाशापधानां ज्यातन्त्रीम---महा ० ४॥३५।१६ । 

उपधानोयम्‌ [उप + धा-अनीयर्‌| . तकिया, गहेदार 
बिछावन 2. पायदान | 


उपधाव (म्वा० उभ०) पूजा करना । 

उपनतिः [उप- नम्‌ --क्तिन | . झकाव 2. देय । 

उपनम्र (वि०) [उप-“नम -|-र| आनेवाला, उपस्थित 
होने वाला । 

उपनिबद्ध (वि०) [उप -+नि-+-बन्ध्‌--क्त। 4. रचित 
2. विमृष्ट --किचिदृपनिबद्ध -उत्तर० ७। 

उपनिम्नेड (भ्वा० पर० आ०) प्रसन्न करना । 

उपनिरगसः [उप--निर्‌ --गम्‌ +-खच | मख्य सड़क, प्रधान 
मार्ग । 

उपनिगसनम [उप-+निर-+गम -+-ल्यट | द्वार, दरवाज़ा । 

उपनिर्हरः [उप+निर--ह +घधजा |] आक्रमण, हमला 
“नेदानीमपनिह॑रं रावणो दातुमइंति -- रा० ६।७५॥२ । 


( १२४२ ) 


उपनिविष्ट (वि०) [उप-+नि-+विश-|-कक्‍्त] 4. घेरा 
डालने वाला रखने वाला, अधिकार करने वाला । 

उपनिवेद्वः [उप “-नि-+-विश-+-घज्म ] !. देहात, उपनगर 
2. स्थापना । 

उपनिषद्‌ [उपनि-+-षद +-क्विप। संकेन्द्रण -- यदेव विद्यया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा--छा० १।१।१० । 

उपनि्षेव (म्वा० आ०) अपने आपको संलग्न करना । 

उपनयः [उप--नी --अच्‌ ] (किसी भी शास्त्र में) दीक्षा । 

उपनयनम्‌ [उप--नी+ल्यट) नियोजन, नियक्ति, अन 
प्रयोग । 

उपनीत (वि०) [उप-+-नी-+-क्त] 4. विवाहित 2. ब्रह्मचय 
आश्रम में दीक्षित । 

उपनून्न (वि०) [उप-+-नुद--क्त| उड़ा हुआ, लहरों मे 
बहा हुआ - द्रतमरुदुपनज्न:-- शि० ४।६८ । 

उपनेत्रम [उप-+-नी+ष्ट्रन] ऐेनक, चदमा । 

उपन्यस्तम [उप--नि--अस --क्त) मललयद्ध के समय 
हाथों की विशिष्ट म॒द्रा--रा० ६।४०।२६ । 

उपपतित (वि०) [उप-|-पत्‌--क्त] उपपातक या किसी 
सामान्य पाप का अपराधी, नगण्य पाप का दोषी । 


उपपत्तिः [उप-+-पद्‌--क्तिन्‌] 4. दुघटना, संपात--उप- 
पत्त्योपलब्धेष लोकेष च समो भव - महा० १२।२८८। 
११ 2. उपयक्त, तकंसंगत--उपपत्तिमदूर्जिताश्रयं नृप- 
मूचे वचन वकोदर:--कि० २।१। 

उपपत्तिपरित्यकत (वि०)  [त० स०]|] 
अप्रमाणित । 

उपपत्तिसमः [त० स० | न्यायशास्त्र में वणित विरोध जहाँ 
दोनों विरुद्ध उक्तियाँ सिद्ध की जा सकती हैं । 

उपपन्न (वि०) [उप-+पद-+क्‍कत] इच्छानुकल, रुचिकर 
-उपपन्नेष दारेष पुत्रष च विधीयते--रा० २।१०१॥१८। 

उपपाद्य (वि० ) [उप-+-पद्‌-+पण्यत्‌ | 7. अनुपाल्य 2. प्रमाण- 
सापेक्ष 3. सत्ता मे आने वाला । 

उपपवबेन (नपुं०) [प्रा० स० | चन्द्रमा के परिवर्तन से पृ 
का दिन । 

उपपादः [उप-+-पद्‌+णिच्‌ +-घछक्य ] अतिरिक्त, स्तम्भ । 

उपप्लवः [उप-+-प्ल -|-अप्‌ ] हानि, विफलता-मायया वि भ्रम- 
च्चितो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌--भाग० १०।८४॥२५। 

उपप्लाव्यम (नपुं०) मत्स्यदेश की राजधानी का नाम । 

उपप्लत (वि०) [उप-+-प्ल--क्त] दबाया हुआ, भींचा 
हुआ--+कि० ८।३९ । 

उपभ (जहो ० उभ०) धारण करना, वहन करना । 

उपभत (वि०) [ उप-+-भ-+-क्त |] संगृहीत, निकट लाया 
गया--शिष्यायोपभूत॑ तेजो---भाग ० ८।१५॥२९ । 

उपभेदः | उप-+-भिद+ घत् | उप प्रभाग | 

उपमश्रवस (वि०) (वेद०) [ब० स० | प्रशस्त--यहः: 
ख्यापितकवि कवीनामपश्रवस्तमम्‌-- कऋू० २।२३।१ । 


अनिर्वाह्य, 


उपसन्त्रित्‌ (पुँ०) [ उपमन्त्र -इनि ] 4. अवरपरामशण- 
दाता, या मन्त्री 2. संदेशवाहक -- स्मररुज उपम- 
न्त्रिन भव्यतामन्यवार्ता - भाग ० १०॥७१।२९ । 

उपमा [ उप+ मा-+-अछू+टाप्‌ ] धमंविरुद्ध सिद्धान्त-- 
--विधर्मः प्रघमंइ्च आभास उपमा छलः--भाग० 
3।१+१। १२ । ह 

उपमाव्यतिरेक: (१०) तुलना और वंषम्य का संयोग | 

उपसदंनस [ उप-+मृद--ल्यूद | निग्नह, निरोध । 

उपमेखलूम (अ०) [ प्रा० स० ] (पव॑त के) ढलान पर । 

उपयापनम्‌ [ उप-+या णिच-+ल्युट्‌ | | निकट पहुँचाना 
2. विवाह 

उपयक्तः [ प्रा० स०] अधोनस्थ अधिकारी-कौ० अ० २॥५। 

उपयोगवरत्‌ | उपयोग--मतुप्‌ू, मस्य वत्वम्‌ ] उपयोगी, 
काम का । 

उपयोगशन्य (वि०) [ त० स० ] व्यर्थ, निरर्थक । 

उपयोज्य (वि०) [ उप+यज्‌+ण्यत्‌ | काय में छाने 
के योग्य । 

उपरज्य (अ०) [ उप-+रज्ज्‌-+क्त (ल्यप्‌) ] काला 
कर के, मिटा कर । क्‍ 

उपरञज्जक (वि०) [ उप-+रणचज्ज्‌+ण्वुल ] 7. रंगने 
वाला 2, प्रभावशाली । 

उपरतशोणिता (वि०) [ब० स० ] वह स्त्री जिसका 
मासिक धम बन्द हो चका ह । 

उपरम्भ (म्वा० पर० ) प्रतिध्वनि कराना, गंजाना । 

उपरि (अ०) [ ऊष्वें-- रिल, उप आदेश: | ऊपर, उपरांत 
बाद । सम० - काण्डम मत्रायणी संहिता का तीसरा 
खण्ड,--तलम सतह,- बहती बहती छंद का एक 
भेद, - ष्ठ (स्थ) ऊपर रक्‍खा हुआ । 

उपरुद्ध: [ उप+-रुध + क्त ] कंदी, रोका हुआ । 

उपरोध:ः [ उप+रुघ्‌--घजा ] उच्छेद, लोप, निकालदेना 
- आनथक्याद्धि प्राकृतस्योपरोधः स्यथात्‌ृ--मी ० सू० 
८।४॥१५।  सम० - कारिन्‌ (वि०) विध्नकारी, 
रुकावट डालने वाला | क्‍ 

उपलः [उप-+ला+क | नकली बन्दूक द्वारा फेंकी गई 
गोली । सम०--प्रक्षिन (वि०) चक्‍को पर अनाज 
पीसने वाला,--बष्टिः ओलों की वर्षा । 

उपलब्धिसम [ उप-लभ-+-क्तिन्‌ | सम्‌--अच | न्याय 
शास्त्र का शब्द जो किसी तक का कुतक पूर्ण निरा- 
करण दर्शाता हंन्या० द० । 

उपलब्भ: [| उप+लभ््‌--घञआ , मुम॒ च ] देखना, दशेन 
करना । 

उपलेपः | उप--लिप्‌ + घजञा_ | मन्दता, कुन्दता । 

उपलेखः [ उप+लिख-+घज्ण_] प्रतिशारूयों से संबद्ध 
व्याकरण की एक रचना । 

उपलोहम (नपुं०) [ प्रा० स० ) गोण धातु, खोटी धातु । 


7 


( १९४३ ) 


उपवज्चनस्‌ | उप--वज्च्‌-ल्युट्‌ | दुबकना, नीचे झुक 
कर चलना, लेटकर घिसरना । 

उपवड्चित (वि०) [उप--वज्च्‌--क्त ] धोखा दिया 
गया, ठगा गया, निराञ 

उपवर्ततम्‌ [ उप-+-वृत्‌ --ल्युट्‌ ] देश-- स्वभौममेतदुपव- 

'तनमात्मनंव नं० ११२८ । 

उपवसनम्‌ | उप--वस्‌ -- ल्यूट ] उपवास करना । 

उपोषित (वि०) [ उप-|वस्‌ --क्‍त | जिसने उपवास रख 
लिया है । 

उपोषितम्‌ (नपु०) [ उप--वस्‌--क्त ] उपवास रखना । 

उपोढ़ा [ उप--वह--क्त--टाप्‌ |] छोटी पत्नी जो पति 
को अधिक प्रिय हो । 

उपविद (वि०) [ उप-+विद्‌-|- क्विप ] 4. छाभ उठाने 
वाला, प्राप्त करने वाला 2. जानने वाला,--- (स्त्री०) 
. भ्रधिग्रहण 2. पच्छा । 


उपविष्ट (वि०) [ उप+विशू+क्त ]। आसीन, 
अधिकृत । 
उपविष्टक (वि०) [उप+विश्ञ-+क्त-+कन्‌ ] जो 


अवधि पूर्ण होने पर भी अपने स्थान पर दढ़ता से 
जमा हुआ है (जसे कि गर्भाशय में भ्रूण) । 

उपवीक्ष्‌ (उप-+वि-+ईक्ष्‌) (आ०) 4. देखना 2. उचित 
या उपयक्त समझना । 

उपब्नजम्‌ (अ० ) [ प्रा० स० | ग्वालों की बस्ती के पास | 

उपशक (दिवा० उभ०) ॥4. यत्न करना, सहायता करना 
2 जानना, पूछताछ करना 3. (स्वा० पर०) समर्थ 
या योग्य होना । | 

उपक्षमः: [| उप--शम्‌ +-घछा_ ] ज्योतिष में बीसवाँ मह॒तं । 
सम०--क्षयः (जेन०) म्‌क रहकर कर्म नाश, कम 
न करना । 

उपशयस्थ (वि०) [उपशय-स्था--क |] घात में रूगा हुआ । 

उपशीषकम्‌ [ उपशजीष॑-| कन्‌ | . प्रमस्तिक रोग 
2. मोतियों का हार । 

उपक्रम (अ०) [ प्रा० स० ] शौय की कमी से । 

उपशूर (वि०) [ प्रा० स० ] जिसमें शौयं की कमी हो । 


उपश्रुतिः [ उप-+-श्रु+ क्तिन्‌ ] 7. जनश्रुति, अफवाह 
--नोपश्रुति कट॒कान्‌ - महा० ५३०।५ 2. अन्तरनि- 
विष्ट, समावेशन-यथा त्रयाणां वर्णानां संख्यातोप- 
श्रुति: पुरा--महा० १२॥६४।६ 3. एक देवी का 
नाम--महा ० १२।३४२।४८ । 

उपश्लोक: [ उप-+श्लोक्‌ --अच ] दसवें मन्‌ के पिता 
का नाम । 

उपष्टम्भक (वि०) [ उप्‌+-स्तम्भू--अच्‌-+-कन्‌ ] सामथ्य 
देने वाला, पुनबंलन देने वाला । 

उपसंयत (वि०) | उप-+सम्‌--यम्‌ +-क्त ] संयकक्‍त, 
पक्का जड़ा हुआ । क्‍ 


उपसंद्रज (मभ्वा० पर०) अन्दर कदम रखना। धघृसनों, 
प्रविष्ट होना । 

उपसंसुष्ट (वि०) [ उप-+-सम्‌ -+-सज्‌ -+क्त ] £. संयकत 
सम्मिलित 2. कष्टग्रस्त, अभिशप्त, निन्दित-ब्रह्म- 
शापोपसंसुष्टे स्वकुले-- भाग ० ११॥३०१२ । 

उपसंस्कृत (वि०) [ उप+सम्‌+-कू-+-क्‍्त ] !. निष्पन्न, 
पकक्‍व, तैयार किया हुआ 2. अलंकृत, भरा हुआ--अ- 
मृतोपमतोयाभि: शिवाभिरुपसंस्कृता:-रा ० ५११४॥२५। 

उपसंहृति: [ उप-सम्‌-+- ह+ क्ति | 7. उपसंहार, अन्त 
2. विपत्ति । 

उपसंक्ल॒प्त (वि०) [ उप+सम +क्लप्‌-|क्त | ऊपर 
जमाया हुआ--भाग० ४।९।५५ । 

उपसंग्रह: | उप-|)सम्‌ -+ ग्रह-+ अच्‌ _] तकिया । 

उपसड्ज्‌ (तुदा० आ० ) संलग्न होना--अथापि नोपसञ्जेत 
सत्रीष स्त्रणेष चार्थवित--भाग० ११।२६।२२ । 

उपसदनम्‌ [ उपसद्‌--ल्यूट ] आवास, स्थान (जंसा कि 
'यज्ञोपसदन में ) । 

उपसादनम्‌ [ उपसद + णिच + ल्यूट्‌ ] नम्नता पृ्वक किसी 
के निकट जाना । 

उपसन्ध्यम्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] संध्या के निकट---उप- 
सन्ध्यमास्त तनु सानुमत:--शि० ९।५। 

उपसाध्‌ (प्रेर० पर०) 4. दमन करना 2. संवारना, 
व्यवस्थित करना । 


 उपच्नगं: [ उप-+-सुज्‌ -|- घञण ] बाधा - ते समाधावपसर्गा 


व्यूत्थाने सिद्धयः योग० ३॥३९ । 

उपसजनोकृत (वि०) [ उपसर्जन --च्वि +-क#--क्त | दमन 
किया हुआ, दबाया हुआ, गौण बनाया हुआ -- यथार्थ: 
शब्दों वा तमथमुपसजनी कृतस्वार्थो व्यडक्त: -- ध्वत्या० । 

उपसजित (वि०) [ उप+सज --क्त | व्यस्त, लीन, 
बिदा किया हुआ--तक्षकादात्मनों मृत्य्‌ द्विजपुत्रो- 
पसजितात्‌ -- भाग ० १।/१२।२७ । 

उपसुष्ट (वि०) [ उप-+सुज्‌-+क्‍्त | !. छोड़ा हुआ 
“अश्वत्थाम्नोपसष्टन ब्रह्मशीष्णोरुतैजसा --भाग० १। 
१२।१ 2. बरबाद, ध्वस्त--कालोपसष्टनिगमावन 
- भाग १०।८३॥४ । 

उपसपं: [| उपसप्‌-- घझञ_ | तीन वर्ष का हाथी । 

उपस्कनन (वि०) [ उप-+-स्कन्द्‌ -+क्त ] सगतिक, कृष्ट- 
ग्रस्त, पसीजा हुआ--स्नेहोपस्कन्न हृदया--रा० ६। 
१११।८७ | 

उपस्कार: | उप+कृ-घका | अचार, चटनी, मिच॑- 
मसाला । | 

उपस्तोर्ण [ उप+स्तृ-|क्त ] !. फैलाया हुआ, बिखेरा 
हुआ, छितराया हुआ 2. बस्त्रावेष्टित, आच्छादित, 
ढका हुआ 3. उंडेला हुआ । 

उपस्थ (वि०) [ उप--स्था-| क | , निकटवर्ती,--स्थ: 


( १२४४ ) 


(१०) आसन-- एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रभोपस्थ उपा- 
विशत्‌--भग ० १।४७ 2. सत्तह--तं शयानं धरोपस्थ 
“ -“- भाग० ७।१३।१२। 

उपस्थानम[ उप+स्था+ल्यट | न्यायालय का कक्ष 
-“ उपस्थानगतः कार्याथिनामद्दारास/क़ कारयत्‌--कौ ० 
अ० १।१४ । 

उपस्थापना | उप+स्था+णिच्‌ +-यच्‌ --टाप | जनसाध 
की दीक्षा से संबद्ध संस्कार । 

उपस्थितवक्त (पं०) [उपस्थित--- वच +तच | आशवक्ता । 

उपस्नुत (वि०) [ उप-स्नु+क्त | बहती हुई, प्रवहण- 
शील--स्वयं प्रदुग्धेडस्य गुणरुपस्नुता - कि० १।१८ । 

उपस्पशनम्‌ | उप+स्पश--ल्यूट | उपहार । 

उपहासकम्‌ | उपहस -|- धञ्म +कन्‌ | दिल्लगी, हास्यपूर्ण 
उक्ति । 

उपहत (वि०) [| उप-+-ह+तवृच्‌ ] उपहार प्रदान करने 
वाला, आतिथंयी । 


उपहा (जुहो० आ०) उतरना, नीचे आना-उपाजिहीया 
न महीतल यदि--शि० १३७ । 


उपहायंभ ) [ उप-+ह+ण्यत्‌, ण्वल, स्त्रियां टाप च | 
उपहारकः # उपहार, भेंट । 
उपहारिका 


उपहितिः (स्त्री०) | उप-+- धा + क्तिन्‌ | निष्ठा, भक्ति । 
उपहत (वि०) [| उप-+हछ्वे+क्त | आमन्त्रित, बलाया 
गया, आवाहन किया गया । 


उपांश (अ०) | उपगता अंशवो यत्र--ब० स० ] . मन्द 
आवाज़ में, कान मे कहना । सम०-- जपः मन ही 
मन म॑ मन्त्रों का जप करना, - प्रहः यज्ञ में निचोड़ 


कर निकाले हुए सोमरस का परेषण,-- दण्डः निजी 
रूप से दिया गया दण्ड,--बध: गप्त हत्या । 


उपाकृत (वि०) [ उप--आ-+-क-+क्‍त ] 4. अभिमन्त्रित : 


2. उपयोग में लाया गया - यज्ञेष्‌पाक्ृतं वित्त -- महा० 
१२९।२६८।२२। 
उपाक्षम (भ्वा० पर०) टूट पड़ना, हमला बोलना । 
उपाधप्ना (म्वा० पर०) . सँघता 2. चूमना (जंसा कि 
'मध्न्य पाप्राय में ) । 


उपाडडः: | प्रा० स० | जनियों के धामिक ग्रंथों का समह । 

उपात्तबिद्यः [ ब० स० |) जिसने अपनी शिक्षा समाप्त 
कर ली ह--उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी -- रघू० ५११। 

उपादानम [ उप+आ-+दा-+ल्यट | सांख्य शास्त्र में 
वर्णित चार अन्तवस्तुओं में से एक -- प्रकृत्य पादान- 
कालभागाख्या:--सां ० का० ५० । 

उपाधा (जहो० उभ०) (किसी स्त्री को सतीत्वसमपंण 
के लिए) फ्सलाना, चरित्रभ्रष्ट करना । 

उपाधि: [ उप-भा--भा-कि | . किसी किया का 
गोण उत्पादन, आनुष॑ंगिक प्रयोजन 2. सर्थानापत्ति, 


.गकजानि--नी-ीायिण “डर. "पा "नना...आ..........ह तानीक्‍कषाा नातूझुक कक... इलब€बलतल>तनन-3>नगओ।.. ला अमा 2.७.०..त_+..त.न्‍"आमआ' “० "गा करा-मुलाा- नाना... ना का आ. 2 3 का. 


बाण या जारी क्‍3-.3:ू तय -पिलआओ-.“.मआआ-....म राम, इनाम -.-]:-तर कक: धध रा मूह मूछ- जा मूह नम >ऋ अर "न ननीरमा नाना मे -रोसाा ना" मूझए ता ग्गानूइुलक' पहन. (७---स्‍-7-7-77०० जि ॥००००००००--०४००० ००» __+-3 2 >आ>--- ० 


प्रतिपत्र --उपाशिन ममा कार्यो बनवास्रे जुगप्सितः 
“ रा० २।१११।२९ । 

उपाध्ययु: [ प्रा० स० | अध्वर्य का सहायक । 

उपारसमः | उप--आ--रम्‌ +-अच | समाप्ति, अन्त । 

उपारुद (उदा० पर०) किसी बात के लिए रोना । _- 

उपाजित (वि०) [ उप-+अजं॑ -+-क्‍्त | . उपलब्ध किया 
हुआ अवाप्त । 

उपालभ्‌ (भ्वा० आ०) (बलि पश्नु के रूप में) मारने के 
लिए पकड़ना । 

उपाबृत (वि०) [उप-+-आ--व +-क्त] ढका हुआ, गृप्त । 

उपाहिलष्ट (वि०) [ उप-+-आ-+श्लिष--क्त | जिसके 
आलिज्भुन किया है, या जिसने पकड़ लिया हैं । 

उपासीन (वि०) [ उप-+-आस्‌ --शानच्‌, ईत्व ] 4. निकट- 
स्थ, आसपास विद्यमान, उपासना करने वाला । 


उपस्थित (वि०) [ उप--स्था-कक्‍्त ]. सवार, खड़ा 
हुआ, 2. घटित, प्रस्तुत, आटपका जैसे कि “व्यसन 
समपस्थितं में । 

उपाय: | उप--अय--घजञ्म | दीक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार 
-उपायन प्रवतरन--- उपनयनेन सह प्रवतरन--मे ० 
स० पर शा० भा०। सम०--विकल्पः वकल्पिक 
तरकोब । 

उपेयिवस (वि०) [ उप-+-इण्‌ --क्वसु-पा० ३।२।१०९ ! 
निकट जाने वाला - शि० २।११४ । 

उपेक्षणीय (वि०) [ उप-+ईक्ष + अनीयर्‌ | उपेक्षा करने 
के योग्य, नज़र अन्दाज़ करने के लायक़, परवाह न 
करने योग्य । क्‍ 

उपेड़कीयू | ना० धा० पर०--उप--एडक -+- क्यच्‌ -- | 
एंसा व्यवहार करना जंसा कि भेड के साथ किया 
जाता हु --पा० ६।१।९४ पर काशिका 


उपेन्द्र + अपत्यम [ ष० त० | कामदेव । 
उपात्त (वि०) [ उप-+-आ--दा-+क्त | अवाप्त, अजित 
“-उपात्तविद्यो गरुदक्षिणार्थी--रघ्‌ ० ५१ । 

(वि०) [ उभ--अयट | दोनों। सम० --अन्वयितर 
(वि०) जो दोनों अवस्थाओं में लागू हो सके 
“अलडकारः एक अलंकार जिसमें अर्थ और घ्वनि 
दोनों घट सके, - च्छन्ना दोनों प्रकार की प्रहेलिकाओं 
को दर्शाने वाला अलंकार,--पदिन (वि०) जिसमें 
परस्म-आत्मने दोनों पद विद्यमान हों, -- विपुला एक 
छन्द का नाम,--विश्रष्ट (वि०) जो न यहाँ का 
रहे न वहाँ का, दोनों जगह से असफल,--कच्चिनो 
भयविश्रष्टश्च्छिन्ना भ्रमव नश्यति---भग ० ६।३८ 
“स्नातक (वि०) जिसने अपना अध्ययन और 
ब्रह्मचयंत्रत दोनों ही समाप्त कर लिये हँ--मन्‌ ० 
४३१ पर कललक । 

उभवतलः (भ) | सभग--तपग्िल | बोनों ओर से । सम० 


( १२४५ ]) 


--पाश (वि०) जिसके दोनों ओर जाल बिछा हो, 
- पुच्छ ( वि०) जिसके दोनों ओर पंछ हो - प्रज्ञ 
(वि०) जो बाहर और भीतर दोनों ओर देख सके । 

उमामहेश्वरत्नरतम (नपृ०) शिव को प्रसन्‍न करने के लिए 
विशेष प्रकार का एक धामिक ब्रत । 

उरगशयनः [ ब० स० | शषनाम पर सोन वाला विष्ण । 

उरस (नपु०) [ ऋ--असुन्‌, उत्व॑ रपरश्च | छाती । 
सम० --कपाट: चौड़ी सबल छाती, --क्षय:ः तपदिक़ 
छाती का रोग, --स्तम्भः दमा । 

उरुपराक्तम (वि०) [ब० स०] बड़ा शक्तिशाली ॥ 

उरुधा (अ०) [ उरु+धा ] नाना प्रकार से-पश्यत॑ 
माययोरुघा - भाग ० १।१३।४७ । 

उवज्ञोशाप: [| ष० त० ] उवंशी का अर्जन को शाप, 
जिसके फल-स्वरूप वह हिजड़ा बन गया और यह 
स्थिति अज्ञातवास में बहुत उपयक्त रही । (यह 
उक्ति उस अवस्था में प्रयक्‍त होती हँ जब प्रतीयमान 
हानिकर घटना लाभंदायक सिद्ध हो जाती है) । 

उलड॒ (चुरा० पर० -- उलण्डयति) बाहर फेंक देना, 
प्रक्षेपण (धातुपाठ) । 

उल्िः, उल्लो (स्त्री० ) सफ़ेद प्याज़ । 

उलकः | वल--ऊ, संप्रसारण |] एक ऋषि जिसे वशंषिक 
का कर्ता कणाद समझा जाता है । 


उलकजित (पुं०) कोवा । 
उललि | वि०) १. जोर से ऋन्‍दन करने वाला, कोला- 
उलल | हलमय विवाहादि शभ अवसरों पर मधर सम- 


वेत गान, विशेषतः स्त्रियों का,---न० १४।५ १, अनघ ० 
३।५५ । 


ऊखरा: (ब० व०) शव सम्प्रदाय । 

ऊखरजम्‌ (नपुं०) 4. लवणयकत भूमि से तैयार किया गया 
नमक 2. यवक्षार, कलमीशोरा । 

ऊतिः ( स्त्री०) [| अव्‌--क्तिन_] ऊतक, ताँत । 

ऊन (चरा० पर०) घटना, घटाना । 

ऊनातिरिक्त (वि०) अत्यधिक या अतिन्यन । 

ऊनाब्दिकम (नपुं०) | ऊनाब्द--ठक ] वर्ष से पूव ही 
मनाया जाने वाला श्राद्ध । 

ऊनमासिक (वि०) | ऊनमास-+ठक |] नियमित मासिक 
संक्रियाओं के अतिरिक्त जो प्रतिमास श्राद्ध किये जाँय 
तथा जो दिनों की संख्या गिनकर एक वर्ष के भीतर 
ही भीतर मनाये जाँय । 

अद,-+अड्म्‌ (ऊवेज्भम्‌) (नपुं०) खुम्भ, खुदरी, छत्रक । 

ऊर्जभमासः (पूृ०) कातिक महीना । 


. उल्बण (वि०) 


उच्‌-+-ब (व) ण्‌--अच्‌, पृषो ० साध: ! 
3. भयानक 2. पापमय । सम० --रसः शौय। 

उल्लकः | उद्‌-+-लक्‌--अच्‌ | एक प्रकार की शराब । 

उल्लस्‌ (म्वा० पर० प्रेर०) हिलाना, लहराना--जिह्ठा- 
शतान्युल्लासन्त्यजस्रमू--कि० १६।३७ । 

उल्लसत्‌ (वि०) [ उद--लस्‌ +-शत्‌ ] चमकता हुआ । 

उल्लाघ (वि०) [ उद--ला+ हन्‌--क | चतुर, प्रसन्न 
-थधः (पुं०) काली मिच । 

उबटः (पं०) ऋग्वेद प्रातिशार्य तथा यजवद का भाष्यकर्ता । 

उशत्‌ (वि०) [ वश्‌-+शतृ | 4. सुन्दर 2. प्रिय, प्यारा 
3. पवित्र, निष्पाप 4. अश्लील - वर्जयद्शती वाचम 
- महा० १२।२३७५।१० । 

उशिजः (पुं०) कक्षीवान्‌ के पिता का नाम ! 

उष्णगु: [ ब० स० ] सूर्य । 

उष्णोष्ण (वि०) | उष्ण--उष्ण |] अत्यन्त गर्म--उणोष्ण 
शीकरसज:---शि० ५॥४५ । 

उषस्‌ (स्त्री०) | उष्‌ -+-असि | प्रभात, भोर। सम० 
-“करः चाँद, --कलः मर्गा,-- पति: अनिरुद्ध, 
-“ पुजा पोषमास में प्रात: काल की जाने वाली उषा 
की विशेष पूजा । 

उष्ट्रनिषदनस्‌ (नपुं०) योग का एक आसन । 

उष्ट्रप्रमाण: (पुं०) आठ पर का 'शलरूभ' नामक एक जन्‍्तु। 

उष्ट्राक् | ब० स० | ऊंट ज॑ंसी आँखों वाला (घोड़ा) 
+शालि० | 

उष्णोष: [ उष्णमीषते हिनस्ति ईष--क | 
2. किसी भवन की चोटी । 

उहारः ( पु०) कछवा । 


. पगड़ी 


ऊरजजमेघ (वि० ) [ ब० स० ] असाधारण बद्धि से यक्‍त। 
ऊष्ब ( वि०) [ उद-+हा-+ड, पृषो० ऊर्‌ आदेश: ] 
सीधा, उन्नत, उच्च, --ध्वम (नपुं०) ऊँचाई 
ऊपर । सम० ->-गमः (पुं०) अग्नि; --तिलकः 


मस्तक पर जातिसूचक खड़ा तिलक--सूय॑स्पधिकिरी- 
टमृध्वंतिलकप्रोड्आासि फालान्तरम--नाराय० २॥१। 
देश (पुं०) ककट, केकड़ा, --प्रमाणम शीष॑ंलम्ब, 
उन्‍नतांश, -- वालम चमरी हरिण की पँछ, --शोधन 
रोठे का वक्ष | 

ऊमिका | ऋ--मि अतेरुच्च, स्वार्थे कन्‌ ठाप च ] चिन्ता । 

ऊवध्यम (नपृ०) अघपचा भोजन । 

ऊष्मायणम्‌ [| ब० स० | ग्रीष्म ऋतु । 


| ऊहगानम्‌ (नपृ०) सामवेद के तीन प्रभागों में से एक । 


ऊहच्छला (स्त्री०) सामबेदच्छछा का तीसरा अध्याय । 


हि ५ सब आकर जब चित आस 2० मर कक पल नर “के 2० 8६32. 


( १२४६ ) 


नर 


ऋक्ष (स्वा० पर०) जान से मार देना । 

ऋशषक्ष:[ ऋष्‌-|स किल्च ] एक प्रकार का हरिण --रोहिद भतां 
सोउन्वधावदक्षरूपी हतत्रयः--भाग० ३॥३१।३६ । 
सम० --इष्टिः (क्रक्षेष्टि) ग्रहमख, तारों के निमित्त 
यज्ञ, -- जिह्वम एक प्रकार का कोढ़,- नायकः एक 
प्रकार की गोलाकार संरचना या निर्माण -अ० 
१०४,--प्रियः बल,--विडम्बिन (पु०) धोखा देने 
वाला ज्योतिषी । 

ऋणग्ग्राह्मणम्‌ (ऋच-+-ब्राह्मणम ) ऐतरेय ब्राह्मण । 

ऋजुकाये: कश्यप मनि । 

ऋजलेखा सरलरेखा, सीधी लाइन । 

ऋण (तना० पर० ) जाना । 

ऋणच्छेदः [ ऋण-)- छिद्‌ +-घजञ्म ] ऋण का परिशोध । 

ऋ"णनिर्ण यपत्रम॒ (ऋणपत्रम ) (नपुं०) ऋण का स्वीकृति 
सूचक पत्र, रुक्‍का । 

ऋणप्रदात्‌ [ऋण --प्र -दा--त्‌ | साहकार, रुपया उधार 

देने वाला । 

ऋतसामन (नपुं०) एक साम का नाम 

ऋतम्भरा [ऋ--क्त-+-भू+अच्‌, मुमागमः] बुद्धि, प्रज्ञा 
योग० १।४७ । 


तु 0 


एक: [इ--कन ] प्रजापति--एक इति च प्रजापतेरभिघान- 
मिति--में० सं० १०।३।१३ पर शा० भा०,- कम्‌ 
]. मन--एक विनिन्य स जुगोप सप्त- ब॒० च० २। 
४१ 2. एकता । सम० अक्षरम (एकाक्षरम ) 
पुनीत प्रणव, 'ओम्‌,--अग्नि (वि०) जो केवल एक 
ही अग्नि को रखता हैं, - अद्भजम वह नाटक जिसमे 
एक ही अड्ू हो,--अद्भी अपूर्ण, अधूरा,--'रूपक 
(अधरा झरूपक या उपमा), अपचयः - अपायः 
जिसमें एक अवयव कम हो,-आहाये (वि०) एक 
सा भोजन करने वाला, जो प्रतिषिद्ध और अनुमत 
भोजन में विवेक न करे,--एकश्यम्‌ अलग-अलग एक 
एक करके,--ग्रामीण (वि०) एक ही गांव का रहने 
वाला,--चरः तपस्वी, संनन्‍्यासी-नाराज के जनपदे 
चरत्येकचरो वशी--रा० २।६७।२३,--च्छत्र 
(वि०) जो केवल एक ही छत्र से शासित हो, जहाँ 
एक ही राजा का राज्य हो,--जीववादः (दर्शन० में) 
केवल जीवात्मा का सिद्धान्त,--दण्डिन्‌ (पुं०) 
संन्यासियों की एक श्रेणी,-- ध्रोण (वि०) एक हीं 
भार को उठाने वाला--तत्कण्ठनालकधुरीणवीण-न ० 
६।६५,--मयनः शक्रग्रह, असुरों का गुरु श॒क्राचाय 


ऋतुः [ऋ-[तु किच्च| मौसम । सम० - चर्या (जीव- 
घारियों का) ऋतु के अनुकूल व्यवहार,--जष 
(स्त्री०) प्रजनन के उपयक्त समय पर मैथन में रत 
महिला, - पश्ञुः ऋतु के अनुकल यज्ञ में बलि दिये 
जाने वाला पशु । 

ऋद्धम [ऋध्‌--क्‍्त | गाहने के पश्चात्‌ अनाज का संग्रह 
करना । 

ऋद्धित (क्०) [ऋद्ध+इतच्‌ ] समृद्ध बनाया गया-राज- 
सूयजिताल्लोकान्‌ स्वयमेवासि ऋद्धितान्‌ू--महा० १८। 
२।२५। 

ऋषश्यमकः एक पव॑त का नाम | 

ऋणषभाचल: (पुं०) शंकराचाय के जीवन से संबद्ध केरल में 
एक पव॑त पर स्थित मन्दिर । 

ऋषिऋणम (नपृ०) ऋषियों के प्रति जनसाधारण का 
कतंव्य, जन समाज पर ऋषियों का ऋण | 

ऋषिका (स्त्री०) ऋग्मन्त्रों की द्रष्ट्री एक स्त्री | 

ऋष्टि: ( स्त्री० ) [ ऋष्‌ -+कक्‍्तिन्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र --सतालवीणाम्‌ रजष्टिवेणभि:--भाग० ३ 
१५।२१। 


--(कहते हैं कि वामन ने इनकी एक आँख में तिनका 
चुभो दिया था ),-- निपातः एक अव्यय जो अकेला 
ही एक शब्द हं,-- पादिका एक ही पर का सहारा 
लेकर खड़े होना--अथावल्‍ूम्ब्य क्षणमेकपादिकाम 
- नें० १।/१२१,--पाथिवः एकमात्र शासक, सस्राठ 
-ने केवल तद्‌ गरुरेकपाथिव: - रघ० ३।३ १,-वाक्यम 
वाक्यरचना की दृष्टि से यक्तिसंगत वाक्य, -- बाचक 
(वि०) पर्यायवाची,--बासस्‌ (वि०) एक ही वस्त्र 
से आच्छादित,-- विशक (वि०) इकीसवाँ, -- विजय 
पूरी जीत--कौ ० अ० १२, - बीरः . प्रमख योद्धा 
2. स्कन्द के नौ सहायकों में से एक, -- व्यावहारिका 
बौद्धों की एक शाखा,--शेपः एक ही जड़ का वक्ष । 

एकशतम्‌ (नपं ०) एक प्रतिशत । 

एकलव्यः (पुं०) द्रोणाचाय के एक शिष्य का नाम जिसने 
अपनी ग््‌रुभक्ति के कारण धन्‌विद्या में प्रवीणता 
प्राप्त को । 

एकाष्टका (स्त्री०) माघ मास का आठवाँ दिन | 

एकाष्ठी (स्त्री०) कपास का बीज, बिनौला । 

एजत्‌ ( वि० ) [ एज्‌+शत्‌ ] कांपता हुआ, हिलता 


हुआ । 


( १२४७ ) 


एणशिशुः (-जश्ञावकः) [ष० त०]हरिण का बच्चा, छोना । | एलासुगन्धि (वि०) इलायची की सुगन्ध से यक्‍त । 


एणाडूःः [ब० स० |] चन्द्रमा । एवं (अ० ) [इ- वन्‌ | पुन. फिर--एवशब्दश्च पुन रित्यर्थे 
एणाडुचूड: [ब० स०|] शिव जी । भविष्यति--मी० सू० १०-८-३६ पर ज्ञा० भा० । 
एतत्पर (वि०) इस पर तुला हुआ, इसमें लीन । एथ्‌ (भ्वा० उभ० ) जानना,--एपितु प्रेषितो यातो --भट्ठि० 
एतनः [आ--इ--तन | 4. निःश्वास, साँस 2. एक प्रकार 4८२ । 

की मछली । एपिका [एषप्‌-ण्वुल--टाप्‌] लोहे का शहतीर जिसमें कोई 
एतावन्मात्र (वि०) [एतद--वतुप्‌्--मात्रच] इस स्थान छल्ला या टोपी न हो । 

तक, इस माप का, इस अंश तक, ऐसा | एष्टव्य (4०) [एषप्‌--तव्य| जिनके लिए प्रयत्न किया 
एलादि (वि०) [ब० स०] कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का जाय, जिनकी लालसा हो, जिनके लिए लालायित हुआ 

पुञुज-जो इलायची से आरम्भ होती हैं । जाय । 

ऐ 
एककर्म्यम्‌ [एककर्म --ष्यव्य | 8. काये की एकता 2. एक | ऐन (वि० ) [इनः सूय:, तस्य, इदम्‌ू--अण] सूर्य संबंधी 
ही फल में अंशभागी होने की स्थिति -मी० सू० ११ -- निवण्य वर्णन समानमेनं --रा० च० ६।२५ । 

१।१ पर शा० भा० । ऐन्द्व (वि०) [इन्दु--अण] चाँद का उपासक - नैं० 
एकगुण्यम्‌ [एकगुण-ष्यञ्ज_] एक इकाई का मुल्य | ११॥७७६। सम० - किशोरः दूज का चाँद--ऐन्दव- 
एऐकमुख्यम्‌ [एकमुख -|-ष्यझञ_] 4. पूरा अधिकार 2. अधी- किशोर शेखर ऐदम्पयं चकास्ति निगमानाम्‌--मुख० । 

नता | एऐरम्‌ [इरा-|-अण] राशि, ढेर । 
ऐकान्त्यम्‌ [एकान्त-ष्यझ | . एकान्तता, निरपेक्षता, ऐश्यम्‌ [ईश्‌--ष्यझा | सर्वोपरिता, सर्वोच्चता । 

एकान्तवास 2. मित्रता । एऐंड्य (वि०) [ईश्‌ +ण्यत्‌ | ईश संबंधी । 
एक्यारोपः [ष० त०] समीकरण । ऐंश्बरकारणिक:ः [ईश्वर-|-अण्‌ -|-करण -- ठक| एक नेंया- 
एतशप्रल्लाप: [ष० त० ] अथवंबेद का एक अनुभाग जिसका “यिक का नाम । 

द्रष्टा ऐतश ऋषि था (यह भाग कुन्ताप सूकतों के | ऐश्वर्यम [ईइवर-- ध्यजा | सर्वशक्तिमत्ता, तथा सर्व- 

पश्चात्‌ आता है । व्यापकता की शक्ति --महा० १२।१८४।४० । 

कु 
आ 


ओकज (वि०) [उच्‌-|-क, नि० चस्य कः, तस्मिन जायते | ओपज्ञः (वेद०) तकिया, सहारा, अवलम्बन । 
जन्‌-ड| घर मे उत्पन्न या पले (गौ आदि पशु) । | ओरलूज्‌ (म्वा० पर०) फेंक देना, उछाल द्रेना । 


ओकणी [ओऔ--कण्‌ --अच्‌--छीप] सीमावर्ती जंगल । ओषधिः [ओष-|-धा --कि | 4. सोम का पौधा 2. कपूर । 
ओघः [उच्‌--घछज्ण, पृषो ० घ०]| तीन वाद्य विधियों में से | ओष्ठ: [ उष्‌--थन्‌ | होठ ॥ सम०--अबलोप्य (वि०) जो 
एक--नागा० १०।१४ । होठों से खाया जा सके,--पाकः सरदी के कारण होठों 
ओजस्‌ [उब्ज्‌ +-असुनू, बलोप:, गुण] वेग, गति--एष का फटना । 
ह्यतिबल: सेन्‍्ये रथेन पवनौजसा--रा० ७॥२९।१२। | ओष्ठच (वि०) [ओष्ठ-- यत्‌] ओष्ठ संबंधी, जो होठों 
ओजायितम्‌ [ना० धा० ओज--य--क्त |] साहसपूर्ण पग, पर रहे। सम० -योनि (वि०) जो ओएष्ठघ्वनि से 
हिम्मत से यक्‍त व्यवहार । उत्पन्न हो, -. स्थान (वि०) जो होठों से उच्चरित हों । 


१५७ 


( (२४८ ) 


औग्रसेनः [उमग्रसेन--अण्‌ | उमग्रसेन का पुत्र कस । 

औच्च्यम्‌ [उच्च -+-ष्यञ्ञ_] देशान्तर, (ग्रह की) दूरी । 

औतथ्य (वि०) [उतथ्य--अण्‌] उतथ्य कुल से संबद्ध, 
उतथ्य कूल में उत्पन्न । 

औत्तमणिकम [उत्तमर्ण--ठक |] कर्ज, ऋण । 

ओऔत्थितासनिकः | उत्थितासन--ठक्‌ | बंठने के लिए आसनों 
का प्रबंध करने वाला अधिकारी-बं० शि० १४९ । 

औत्पत्तिकम्‌ [उत्पत्ति +- ठक्‌ ] लक्षण, स्वभाव--ऑऔत्पत्तिके- 
नव संहननबलोत्पेता:--भाग ० ५।२॥२१ । 

ओऔदीच्य (वि०) [उदीची-+यत्‌ ] उत्तरी देश से संबंध 
रखने वाला । 


औदुम्बरायणः [उदुम्बर--फक] एक वेयाकरण का नाम | 

औद्गड्िकः [उद्रज्भ+ठजञ_] उद्रंग' अर्थात्‌ कर का संग्राहक 
--घोषाल० २१० । 

औपकुर्वाणक (वि०) [उपकुर्वाण--कक्‌ ] किसी नियत 
अवधि के ब्रह्मचारी 'उपकुर्वाण से संबद्ध । 

ओऔषगविः (पुं०) उद्धा-भाग० ३॥४॥२७। 

औपपत्यम [उपपति-+-ष्यञ] उपपति या जार से प्राप्त 
होने वाला हर्ष । 


ओ 


ओपसन्ध्य (वि०) [उपसन्ध्या-|-अण्‌] संध्या आरंभ होने 
से ज़रा पृव॑वर्ती समय से संबद्ध --रश्मिभिरौपसन्ध्य: 
+न० २२॥५६। 

औपस्थितिकः [उपस्थिति-- ठक ] सेवक--एष भतृपादमूला- 
दौपस्थितिको हंस:--प्रतिज्ञा० १। 

औम (वि०.) [उमा--अण्‌ | उमा संबंधी । 

ओऔरस (वि०) [उरसा निर्मित:--अण्‌] . शारीरिक--न . 
ह्स्त्यस्योरसं बलमू-महा० ३।११।३१ 2. नेसगिक 
--शिक्षोरसक्रतं बलमू--महा० ७।३७।२० । 


औणंस्थानिकः [ऊर्णस्थान-5क] ऊन विभाग का अधि- 
कारी । 

ओषधम्‌ [औषधि --अण्‌ ] रोकथाम, मृक़ाबला,--अतिक्रुष॑ 
निषधमनोषधं जन:--शि० १७।७ । 

ओऔषधिप्रतिनिधिः (पुं०) किसी औषधि के स्थान में प्रयुक्त 
होने वाली जड़ी-बूटी । 

ओष्टिक (वि०) [उष्ट्र+ठक | ऊंट संबंधी । 

औष्टिकः [उष्ट्र+ठक] ॥. ऊंट से प्राप्त (दुग्धादिक ) 
2, तेली---महा ० ८।४५।२५ । 


कम्‌ [ के-/ड ] . बाल, केश 2. महिला का कृत्य | कड्ूँसिका (स्त्री०) केवल सिर भिगोना, सिर का स्नान। 


3. बालों का गच्छा 4. दूध 5. विपत्ति 6. ज़हर 
/. भय । 

कंश: [ क॑ जल शते अत्र ] जलपात्र । 

कंसकृष: | कंस--कृष--अच्‌ ] श्रीकृष्ण का विशेषण 
---निषेदिवान्‌ कंसक्षष: स विष्टरे---शि० ११६ । 

ककुदित्‌ (वि०) | ककुद्‌--इनि | नेता, स्वामी --आस्य॑ 
विव॒ृत्य ककुदी --महा ० १२।२८९।१९ । 

कक्ष्यम्‌ | कक्ष +यत्‌ | सूखे घास की चरागाह--प्रधक्ष्यति 
यथा कक्ष्यं चित्रभानृहिमात्यये--रा० २।२४।८ । 

कक्ष्या | कक्ष यत्‌--टाप्‌ | 4. सेना का घेरा 2. प्रति- 
दंद्विता 3. प्रतिज्ञा 4. शेष, अवशिष्ट । 

कड्वासस (पुं०) [ ब० स० ] बाण--असंपात॑ करिष्यन्ति 
चरन्त: कद्भवासस: --रा० ५१२१।२६ । 

कड्ूटरी ( स्त्री) हरिद्रा, हल्दी । 

कड्धणधारणम | ष० त० | किसी बड़े यज्ञ का उपकंम 
सूचक मुख्य पुरोहित या यजमान की कलाई में सूत्र- 
बन्धन या कड़ा पहनाना । 

कड्लिः (पुं०) वृक्षविशेष जिसमें शरदृतु में फूल आते हैं 
--पशुनामीशान: प्रमदवनकड्धूलितरवे --सौ० । 


कच्छः [ क--छो--क | घनी वसी हुई बस्ती । 

कज्जलिका (स्त्री०) पारे का बना चूर्ण । 

कड्चुकोयः [ कड्चुक--छ | कज्चुकी, अन्त:पुराध्यक्ष । 

कड्जिनी [ कञ्ज--इनि + डीप + वेश्या । 

कट: | कट्‌+-अच्‌ | . चटाई 2. कल्हा 3. बाण 4. लकड़ी 
का तख्ता 5. हाथी की कनपटी । सम० -- कुदिः 
(पुं०) [ ब० स० ] फूस की छत वाली झोपड़ी, 
--ह#त्‌ (पुं०) तिनकों की चटाई बनने वाला,--पूर्ण: 
हाथी जो अपनी मस्ती या कामोन्माद की पहली 
अवस्था में हो, --भ्‌ः हाथी की कनपटी का प्रदेश, 
->- स्थालम्‌ शव, लाश, --जकः (पुं०) जनसमुदाय- 
विशेष--लछोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यषा 
संज्ञा भवति स आनीयते--महा० १॥१।३, >फलूः 
घूस, रिश्वत--उत्कोचे5स्त्री कटफल:--नाना ० । 

कटारिका (स्त्री०) एक छोटी कटार, बर्छी । 

कटिनो (पं०) हस्तिनी । ; 

कट्भड्र:। सूखा अदरक, सोंठ । 

कटूभद्र: 

कष्ट (चरा० पर०) एकत्र करना, मिट्टी से ढकना । 


( १२१४९ ) 


कट्टारिका (स्त्री०) क़साई की छरी। 

कठः [ कठ -अचन | एक ऋषि का नाम जो वंशम्पायन 
के शिष्य थे। सम० --उपनिषद्‌ एक उपनिषद्‌ का 
नाम, --कालापाः कठ और कालाप की शाखाएँ 
--पा० २।४३ पर महाभाष्य-- ये च मे कठकालछापा 
““7रा० २।३२।१८, --धूत्तें: यजुर्वेंद की कठ शाखा 
में प्रवीण ब्राह्मण | 

कठिनम्‌ [ कठ इनच्‌ _] 4. कुदाल--प्लवे कठिनकाजं च 
“एरा० _२।५५१७ 2. मिट॒टी का बतेन --महा०» 
२।२९७।१, 3. कंधे पर जमाया हुआ फ़ीता या बाँस 
जिससे बोझा ढोया जाय--पा० ४ै॥४।७२ । 

कठिकल्ल: (पुं०) एक प्रकार का सेव । 

कठर (वि०) [ कठ +उरच्‌ | कठोर, ऋर | 

कठोरित (वि०) [ कठोर--इतच्‌ ] कड़ा किया गया, 
सबल बनाया गया । 

कड्ली (स्त्री०) एक प्रकार का ढोल । 


कडरः एक देश का नाम । 

कण: [| कण्‌ -अच्‌ | मगरमच्छ । 

कणवोरकः (पुं०) एक प्रकार का संखिया । 

कण्टक: [ कण्ट + ण्वुल ] मन दुखाने वाला भाषण । 

कण्टकिलः [ कण्टक +- इलच्‌ ] बाँस । 

कण्टाफलः [ कण्टा-- फल -- अच्‌ ] सेमल का फल, सेमल 
का पेड़ । 

कण्ठ: | कण्ट ---अच्‌ | गला, कण्ठ । सम० --न्नः हार, 
“ शुल्ककेयूरकण्ठत्रा: - महा ० ५।११४३। ३९, ---नालूम 
कृण्ठ को नाली, ग्रीवाप्रदेश, --माला, एक रोग का 
नाम जो प्राय: गले में होता है, --रोधम आवाज़ 
को कम करना । 

कण्ठला (स्त्री०) बंत से निर्मित एक टोकरी । 

कण्डिल (वि०) [ कण्ड्-इलच्‌ | 4. पीए हुए, शराबी, 
2. चंचल, उच्छुड्डल -कण्डिललड्डका मे प्रतिष्ठा: 
> प्रतिज्ञा० ३ । 

कण्वोपनिषद्‌ (स्त्री०) एक उपनिषद्‌ का नाम । 


फत्ताशब्दः (पुं०) पासे फेंकने का शब्द--अरे कत्ताशब्दो 
निर्नाणकस्य हरति हृदयं - मच्छ० २॥५ | 

कथ्‌ (चुरा० उभ०) स्तुतिगान करना । 

कथकटीका (स्त्री०) रामायण पर टीका । 

कथन्ता [ कथम्‌ -- तल ] अवर्णनीय बेचनी । 

कथामात्र ( वि० ) जो केवल कथा में ही रह गया हो, 
मृत । 

कदस्ब: [ कद्‌| अम्बच ] 4. धूल 2. सुगन्धि -- कदम्ब: 
पुंसि नीपे स्यात्तिनिशे वरुणद्॒मे | घूल्यां समहे गन्धे 
च ->नाना०। सम० --युद्धम॒ एक प्रकार श्यृंगाररस 
का नावक--वात्स्या ० । 

कदली [ कदल--डीष ] केला | सम० --क्षता 4. एक 


सु मु मा न कु अल ५ । लक. आम सका इमाम मानना न्ााााा््र;६;ल्‍भमााााााााााााााााााााााााााााााााााााानानाााा;ा६ाल६;ल्‍उ)्ल्‍र;६धामाममगयाआा 


प्रकार की ककड़ी 2. एक सुन्दर महिला,- गे: 
केले का गूदा । 

कनकम्‌ [ कन-+-व॒ुन्‌ | सोना, --कः (प्‌ृ० ) 4. पलाह्ष 
वृक्ष 2. धतूरे का पौधा । सम० -- कदली एक प्रकार 
का केला ,जिस के पत्ते भरे होते हैं - क्रीडाशैल: कनक- 
कदलीवेष्टनप्रेक्षणीय: - मेघ० ७९,--कारः सुनार, 
--पट्टम्‌ कपड़ा जिस पर सोने या जरी का काम हुआ 
हो --पीत॑ कनकपट्टाभं स्रस्तं तदसनं शुभम्‌ -रा० 
५।१५।४५, -- परयंतः मेरु पहाड़ । क्‍ 

कनपः [ कनो दीप्तिगेंति: शोभा वा पाति सः | एक प्रकार 
का अस्त्र - महा० ३।२०।३४ । क्‍ 

कनिष्क: एक राजा जो पहली शताब्दी में हुआ । 

कनिष्ठा [ अतिशयेन युवा-यूवन्‌ --इष्ठन्‌ कनादेश: ] 
छोटी पत्नी । 

कनीनिकम्‌ [ कनीन -||-कन्‌, इत्वम्‌ |] कुछ साममन्त्रों का 

* समूह । 

कनीयस (पुं०) [ यवन्‌-+ईयसुन, कनादेश: | छोटा भाई 
--कलत्रवानह बाले कनीयांसं भजस्व मे - रघ्‌० १२ 
2. कामोनन्‍्मत्त, प्रेमी । 

कन्तुः | कम्‌ +तु | प्रेमी । 

कन्दराल: [ कन्दर--आलच्‌ ] अखरोट का वक्ष । 

कन्दप: [ क॑ कृत्सितो दर्पो यस्मात्‌ --ब० स० | काम देव । 
सम० - दर्ष: कामदेव की शक्ति,--वह्निः कामातु रता 
के कारण होने वाली गर्मी । 

कन्दादा: [ ब० स० | जो कन्द अर्थात्‌ जड़ें खाकर जीवित 
रहता हैं । 

कनदुकघातः [ ष० त० |] गेंद को उछालूना--आरामसीमनि 
च कन्दुकघातलीलालीलायमाननयनाम्‌--नारा० । 

कन्यका [ कनन्‍्या-|-कन्‌, हस्वता | दुर्गा । 

कन्यका परमेश्वरो कन्या कुमारी की अधिष्ठात्री देवता । 

कन्यस (वि०) 4. छोटा 2. निम्नतर, नीचे का । 

कन्यसः (पूं०)) सबसे छोटा भाई,- सा (स्त्री०) सबसे 
छोटी अंगूली,---सी सबसे छोटी बहन । 

कन्या [ कन्‌-यक्‌-टाप्‌ | 4. अविवाहित लड़की या 
पुत्री 2. कुमारी 3. दुर्या। सम०--दृषकः जो कुमारी 
कन्या से हठसंभोग या जबरजिनाह करता हें, 
->भेक्ष्यम लड़की को उपहार के रूप में माँगना, 
-अतस्था मासिकधमं वाली स्त्री-मयि कन्यात्रतस्थायां 
--कैंथा० । 


कपाटबन्धनम्‌ [| ष० त० | दरवाजा बन्द करना । 


कपाटिका (स्त्री०) दरवाजा । 

कपालमोक्ष: [ ष० त० ] निर्वाण होने पर संन्यासी की 
कपालक्रिया जो उसके उन्नत जीवन का सूचक हैं । 

कपिमुष्टि: (सी०) अन्दर की बेंघी मुटठी, या तना हुआ 
घूसा, (आलं० ) दृढ़ रुख । 


( १२५० ) 


कपित्वम्‌ (नपुं०) बन्दर की विशेषता-कपित्वमनवस्थि- 
तम्‌--रा० ५ । 

कपिलवस्तु उस नगर का नाम जहाँ ब॒द्ध का जन्म हुआ था । 

फपिला (स्त्री०)) एक नदी का नाम जो कावेरी में 
मिलती 


कफपोतवृत्ति: (स्त्री०) [ ब० स० | अपव्ययी स्वभाव होना 


अपने भोजन का कुछ भी प्रबन्ध न करना - महा० 


२।२६९०॥५ । 

कपोलताडनम (नपुं ०) अपनी त्रटि को स्वीकार करने के 
चिह्न-स्वरूप अपने गालों को थपथपाना । 

ीलपत्रम्‌ (नपुं०) पत्ते से मिलता-जुलता एक चिह्न 

गालों पर अड्धित करना | 

कपोलपालिः ( को) (स्त्री०) गाल का एक पाइवे । 

कबल:ः | क-+वल (बल )+अच |] दे० 'कवल: । 

कबलम्‌ (नपुं०) हाथियों का एक प्रकार का प्राकृ- 
तिक चारा । 

कमन (वि०) [कम्‌-+ल्यूट] प्रेमी, पति--उदयाचलश्ृज्ध 
सज्भत कमलिन्या: कमने॑ व्यभावयत्‌ - साहेन्द्र २१०१। 


कमला [ कमल-- अच्‌ --टाप्‌ ] नारंगी, संतरा । 

कमलाक्ष: [ ब० स० ] . कमल का बीज 2. कमल जेंसी 
आँखों वाला 3. विष्णु | 

कमलोका (स्त्री०)) छोटा कमल । 

कम्ब॒ल: [ कम्बू-+ कलच्‌ ] हाथी की झल, गजप्रावरणे 
चतव'''नाना० । 

कम्भ (वि०) . जलयक्त 2. प्रसन्न । 

कर: | कृ--अप, अच्‌ वा | . हाथ 2. टैक्‍स, शल्क | सम ० 
-कच्छपिका (स्त्री०) योग की एक मद्रा जिसमें 
हाथ कछए से मिलते-जलते हो जाते हँ-- कृतात्मन 
(वि०) दरिद्र, जिसका कठिनाई से निर्वाह हो 
>>तलीकू हथेली में रखना, चलल्‍ल की भाँति अञज्जलि 
में रखना-- ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम 


“भाग० ८।७।४३,--पात्री . चमड़े का बना हुआ 


प्याला 2. जो भिक्षा अपने हाथ में ग्रहण करता है 
““मर्द:.--मर्दी,- - सदेक: एक पोधे का नाम । 
करकवारि [ष० त० ] ओलों का पानी--कौ० अ० १२० 


करटामुखम्‌ (नपृ०) हाथी की कनपटो पर एक छिद्र 
जिसमे से हाथी की मदोन्‍्मत्तता के समय तरल पदार्थ 
बहता है । 

करणम्‌ (नपं ०) [ कृ-+-ल्यट | ग्रहों की गति के विषय में 
वराहमिहिर की एक कृति । सम०--व्यहम ज्योतिष- 
शास्त्र का एक ग्रन्थ,--विभकतिः तृतीया विभक्ति:--- 
सृक्तवाकानव करणविभक्तिसंयोगात्‌-- मी० सू० ३। 

२१२ पर शा० भा० । 
करभः [ क--अभच | श्रोणि, कल्हा ! 
करम्भ (वि०) [ क-+रम्भ्+घजञ, ] भूना हुआ, तला 


न्न्न्मीना 


हुआ--काम।धियस्त्वयि रचिता न परमारोहन्ति यथा 
करम्भबीजानि -- भाग० ६।१६।३९ । 

कराल (वि०) [ कर-+आ+ला-+क | जिसके दाँत 
बाहर को निकले हुए हों क्‍ 

करालित (वि०) [ कराल--इतच्‌ ] ॥ 
2. आर्वाधत, प्रखर किया हुआ । 

करिन (पृं०) | कर--इनि |. हाथी 2. “आठ की 
संख्या । सम०--मुक्‍ता मोती,--रतम संभोग के 
समय का विशेष आसन, रतिबन्ध--कि० ५॥२३ पर 
टीका,---सुन्दरिका पनसाल, पानी का चिह्न! 

करोरु (--रू) (स्त्री०) . झींगर 2. हाथी के दाँत 
को जड़ । 


करुणाकर: [ करुणा-) क-+ अच्‌ ] दयाल, करुणा करने 
वाला । 

करूष: (पुं०) गर्दा, गंदगी, मल, पाप- निर्मलो निष्करूष- 
रच शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ --रा० १।२४।२१ । 

करूषा: (ब० व०) एक देश का ताम --रा० १२४ । 

कक (वि०) [ कृ+क ] . रत्न, मणि 2. नारियल के 
खोल से बनाया गया पात्र 3. कंजस । 

कर्का (स्त्री०) सफ़ेद घोड़ी । 

ककृन्धु: ( - न्घू:) (स्त्री०)) [ कके कण्टक दधाति-धा 
-+क्‌] दस दिन का भ्रुण--दशाहेन तु कर्कन्ध: 
“5-भाग० ३॥।३१।२ | 

कैकफेन्धुः (पूं०) बिना पानी का कुआँ--उणादि० १।२८ 
पर भाष्य । 

ककरेटम (नप्‌ ०) गदन से पकड़ना । 


ककंश (वि०) [ कक--श ] . रूखा, निष्टर 2. दुब्य॑- 
सनी,--शः (पु०) काले रंग का गन्ना । 

कर्ण: [ कर्ण -- अप ] . वत्त की व्यास 2. अन्तर्व॑र्ती प्रदेश, 
उपदिशा । सम--अज्जर: (->लूम) कणणंपालि, 
--फकंटु (वि०),-- कठोर (वि०), सुनने में कष्टप्रद, 

. “- कंषायः कान की मवाद--आपीयता कर्णकषाय- 

शषानू--भाग० २।६॥४६,-- चलिका कानों की बाली 
--पुटमस कान का विवर, -- मलम कान की मर 
घृघष,--विष्णकणमलोदभतौ--दे ० म०,-मकरः कर्णा- 
भूषण,-- स्रोतस्‌ (नपुं०) कान बहने पर कान से 
निकलने वाला मल,--हम्यंम पारवेस्थ बर्जी । 

कर्णचुरचुरा (स्त्री०) कानाफ्सी, कान में कोई रहस्य की 
बात कहना । 

कण जय: [कण--जप्‌--अच्‌ अलक्समास] 4. कानाफसी 
करना 2. संवाददाता संसूचक -- तवापण्ण कर्ण ज़पनयन- 
पशून्यचकिता: -- सौ० । 

कतेरी (स्त्री०) नृत्य का एक भेद । 

कतृपदम्‌ (नपुं०) “कर्ता को दर्शाने वाला शब्द । 

कतृनिष्ठ (वि०) “कर्ता अर्थात्‌ काय करने वाले से संबद्ध । 


सताया हुआ 


( १२५१ ) 


कपरी कर्परिका [कृप---अरन छीपू, स्त्रियां कन--टाप 
हृस्वश्च | एक प्रकार का अंजन, सुरमा । 

कप रमञजरोी (स्त्री०) राजशेखरक्ृत एक नाटक । 

कपरस्तवः [कर्प्र-| स्तु+-अप्‌] तन्त्रशास्त्र में वरणित स्तृति- 
गान । 

कर्मन्‌ (नपृं०) (क्ृ--मनिन] . कार्य करने की इन्द्रिय 
“कर्माणि कमंभि: कुबनू-भाग ० १११३।६ 2. प्रशिक्षण 
अभ्यास -- कौो० अ० २।२। सम०--अन्‍्त: (कर्मान्त:) 
कायकर्त्ता कच्चित्र सर्व कर्मान्ता:--रा० २।१००। 
५२, - अन्तरम्‌ (कर्मान्तरम) दूसरा काय,-अपनुत्ति 
कमपिनुत्ति:)--(स्त्री) कर्म का नाश,--आख्या 
(कर्माख्या ) कर्म के आधार पर नामकरण, - आशय 
(कर्माशयः ) अच्छे ब्रे कर्मों के फलों का संचयस्थान, 
-“गतिः पूवक्ृत कर्मों की दशा--सुखासूखो कमंगति 
प्रवत्ती--सु भाष ०, - च्छेद: कतंव्यकर्मं पर उपस्थित 
न रहने के फलस्वरूप हानि--कौ० अ० २।७,-- देव 
जिसने अपने धमपूर्ण कृत्यों के द्वारा देवत्व प्राप्त कर 
लिया हं,-- नामधंयम्‌ कुछ कारणों के आधार पर नाम 
रखना यही अपनी इच्छा से नहीं,---निशचयः किसी 
काये का निर्णयय,--श्रुतिः कार्य का आख्यान करने 
वाली बंदिक उक्ति --कमंश्रते: परार्थत्वात्‌ू--मे ० सं० 
११।२।६ । 

कवर॒कः (पुं०) अदरक जंसा एक सुगन्धित पदार्थ जो 
औषधियों तथा सुगन्ध द्रव्यों के निर्माण में प्रयकत 
होता हूं, कचोरा । 
(वि०) [कल--घञ्म | . प्रबल 2. (समासान्‍्त में 
प्रयकात) पूणं, भरा हुआ--दीनस्य ताम्राश्रकलस्य 
राज्ञ:--रा० २१३।२४ । सम०--व्याप्रः तेंदुआ और 
मादा चीता से उत्पन्न संकर नस्ल का जानवर, बाघ । 

कलडूः: (पुं०) [कलरू--क्विपू, कल चासो अद्धभूइच कर्म ० 
स० | सम्प्रदायद्योतक मस्तक पर तिलक--कलड्ू 
तिलकेषपि च - नाना० । 

कलण्जन्यायः (पुृ०) न्याय' जिसके अनूसार किसी से संबद्ध 
निषंघ उस काये को करने का प्रतिषेघ करता हैं । 

कलमगोपवध्‌ (स्त्री०) चावलों के खत 

(“गोपी ), (_- (गोपालिका) | की रखबाली के लिए 
नियुक्त स्त्री,--शि० ६।४९, जानकी ० ११ । 

कलहनाशन: एक पौधा, करज्ज । 


कला [कल--कच --ठाप | 4. हाथी की पँछ के पास मांसरू 

गद्दी 2. स्वरूप -- लीलया दघधत: कला:-भाग ० १।१।१७ 

3. नाशकारी शक्ति - संहृत्य काछलकरूया-भाग ० ११। 

९।१६। सम०--कारः ललितकलाबविद, कलाविज्ञ । 

इतर (स्त्री०) [कला--मतुप्‌ +-डछीप] एक प्रकार की 
णा। 


कलिकारक:ः (पुं०) . करठ्ज वक्ष 2. पक्षिविशेष | 


कलिका [कलि--कन्‌-- टाप सर्वोत्तम कवि के लिए 
सम्मानसूचक उपाधि । 

कलिल (वि० )[कल--इलच्‌ | . विकृत, संदृषित 2. सन्दि- 
ग्घ, अनिश्चित-- एतस्मात्कारणाच्छेयः कलिल प्रति- 
भाति मे--महा ० १२।२८७।११ | 

(वि०) [कल--उषच] . गंदा, मेलठा। सम० 

-- मानस (वि०) जहरीला,-- दृष्टि (वि०) बुरी 
दृष्टि से देखने वाला । 

कल्किपुराणम्‌ (नप्‌ ०) एक पुराण का नाम । 

कल्पः [क्लप्‌--घणञा आस्था, विश्वास-लौकिके समयाचारे 
कृतकल्पो विशारद:--रा० २।१।२२। सम० --वक्षः, 
--तरु: कोई व्यक्ति या पदाथ जो प्रचुर मात्रा में 
भलाई करे--निगमकल्पतरोगलितं फलं--भाग० १। 
१।३,--स्थानम्‌ 4. औषधियों के निर्माण की कला 
2. विषविज्ञान, अगदविज्ञान--सुश्रुत । 


कल्पकः [क्लप्‌--ण्वुल | 4. वक्षविशेष, कचोरा 2, (वि०) 
मानकस्वरूप, निश्चित नियमानकूछ---याज यित्वाइवमे- 
घस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पक: -भाग० १।८।६ । 

कल्पनाशक्ति: (स्त्री०) [ष० त०] विचार बनाने की 
सामथ्यं, विचारों की मौलिकता, भावनाशक्ति । 

कल्य (वि०) [कला-+-यत्‌ |] ललित कलाओं में दक्ष । 

कल्याण (वि०) [कल्य--अण्‌ -|-घछञा |] यथाथर्थें, प्रमाणित, 
य क्तियक्त--कल्याणी बत गाथेयं लौकिकीो प्रतिभाति 
मे - रा० ५१३४।६। सम०-पञ्चकः वह घोड़ा जिसका 
मख और पेर सफंद हो । 

कल्हणः (पं०) राजतरंगिणी का रचयिता । 

कवि (वि०) [कु--३] . सर्वज्ञ 2. बृद्धिमान्‌-विः (पुं०) 
4. विचारक, कविता करने वाला 2. वाल्मीकि 3. ब्रह्मा 
। सम०-- कल्पितम कवि की कलपना,--परपरा 
कवियों का अनुक्रम - अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि 
संसारे - ध्वन्या० १, - हृदयम्‌ कवि का वास्तविक 
आशय । 

कवित्वम [कवि-+-त्व] . (वेद ) बद्धिमत्ता 2. कवि कोशल | 


कद: [कश्‌--अच | चर्बी--कशशब्दो मेदसि प्रसिद्ध;-- मं० 
सं० ९।४।२२ पर शा० भा० । 

कषाण: [कष्‌-+-ल्यट पृषोी ० आत्वम] मसलना, रगड़ पंदा 

करने वाला---निद्राक्षणो$द्रविपरिवर्तकषाणकण्ड:-भाग ० 

[3। १३ ।ै 

कषायवसनम्‌ [ष० त० | संन्यासियों की पीले से खाकी रंग 
की वेशभूषा । 

कष्टमातुल: (पु०) सौतेलो माँ से उत्पन्न भाई । 

कसन:ः [कस-+ल्यट] खाँसी। सम०- उत्पादनः (पुं०) 
एक पौधा जिसके रस के सेवन से खाँसी दूर हो 
जाती हू । 

का (स्त्री०) . पथ्वी, धरती 2. दुर्गा देवी । 


( १२५२ ) 


कांस्यम [कंस--छ (ईय ) --यजठ्ा छलोप: | कांसी का बना 
हुआ, पीतल का बना जल पीने का जलपात्र, गिलास । 
सम०---उपदोह (वि०) बतेंन भर कर दृूघ देने वाला 
>5+दोह (वि०),--दोहन (वि०) दे० “कांस्योपदोह 
--नीलम,--नीलो तुत्थांजन, कासीस । 

काक: |क--कन्‌ | 7. कोवा 2. पानी में केवल सिर डबोकर 
नहाना । सम० -अदनी गुञड्जा का पोधा,-- उड़म्बरः 
उड़म्बरिका अंजीर का पेड़, गलर, -- जम्बः गलाब- 
जामन का पेड़,--तुण्डस विशेष रूप से बनाई हुई बाण 
की नोक,--तिकता, - तुण्डिका,---नासा,--नासिका 
वृक्षों के विभिन्न प्रकार,--चर्या (स्त्री०) जो कुछ 
उपलब्ध हो उसी को पीकर रहने की कौवे की आदत 
का अनुसरण करना ओर केवल निरी आवश्यकता 
पूरी करना -एवं गोमगकाकचयया ब्रजन्‌--भाग० 
५।५।३४, -- मथुनम॒ कौओं की रति क्रिया जिसको 
देखने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता हें,--स्नानम कौवे 
की भांति स्नान करना,-स्पद्ीः !7. कौवे को छना 
जिससे कि फिर स्नान करना पड़ता हैं 2. मत्य के 
पश्चात्‌ दसवाँ दिन जब चावलरू का पिण्ड कौवों को 
दिया जाता हैं । 


काकिणिक (वि०) [काकिणी -|-ठक्‌] कौड़ी के मूल्य का 
निकम्मा, अनुपयोगी । 

काक्षीव: (पुं०) एक वक्ष का नाम, शोभाञ्जन, सौहंजणा । 

काच: [कच्‌-|-घञा कुत्वाभाव:] वह मकान जिसमें दक्षिण 
और उत्तर की ओर कमरे बने हों --ब० सं० ५३।४०। 
सम ०--कामलरूम्‌ आँख का एक रोग, काच बिन्दू । 

काचिमः (प०) एक पवित्र वक्ष (जो मन्दिर के पास 
उगा हो) 

काच्छप: [कच्छप-- अण्‌ | कछव से सम्बन्ध रखने वाला । 

काब्छिक (वि०) सुगंधपूण द्वव्यों का निर्माता । 

काजम्‌ (नपृ०) लकड़ी की मोंगरी 

कावडचीगणः [ष० त०| . तगड़ी की डोर 2. काञ्ची 
नामक नगरी की समद्वि--काञ्चीगुणाकषितसाथलोका 
दिग्दक्षिणा कक शयत्नभोग्या--जानकी ० १।१६ । 


काठक (वि०) [कठ-+-व॒जञ ] क्ृष्ण यजुबंद की कठ संहिता 
से संबंध रखन वाला। 

काण्डपुष्पम (नपु०) कुन्द फूल | 

फाण्डसायनः (पं०) एक वयाकरण का नाम | 

काण्डान्ससयः (पं०) पहले एक वस्तु, व्यक्ति या देवता 
से सम्बद्ध समस्त प्रक्रिया पूरा करना, फिर दूसरे से 
संबद्ध, फिर तीसरे से, इसी प्रकार चलते रहना । 

काण्डरी (स्त्री०) हल्दी का पौधा, मड्जिष्ठा का पौधा । 

कात्यायनसूत्रम (नपूं ०) कात्यायन का श्रौतसूत्र । 

फरादम्बरो बाण प्रणीत एक गद्य काव्य (उपन्यास) । 

का्दिक्षान्तः [ के आदि+क्ष-अन्त ] व्यज्जन (क्‌ से 


लेकर क्ष की समाप्ति तक जो अक्षर आयं)-- कादि 
क्षान्तसमस्तवर्णजननी - अन्न ० । 

कानिष्ठ्यम्‌ [ कनिष्ठ --- ष्यज_ ] सबसे छोटा होने की 
स्थिति । 

कान्तनावकम्‌ (नपुं०) चमड़े का एक भेद --कौ० अ०» 
२।११ | 

कान्तिः [ कम्‌--क्तिन्‌ ] लक्ष्मी--ददौ कान्ति: शभ्भां 
स्रजम--भाग० १०१६५।२९ । 

कान्दिश (वि०) [ काम दिशम्‌ | भगाया गया, 
दिमे डर कर) भागने वाला, दोड़ने वाला । 

कापुरुष: [ कुत्सित: पुरुष:- को: कदादेश: | नीच व्यक्ति, 
कायर, ओछा आदमी । 

कापेयम्‌ [ कपेभविः कर्म वा--कपि-+ढक | बन्दर का 
व्यवहार या आदत । 


काबन्ध्यम्‌ [| कबन्ध+ष्यव् ] बिना सिर के घड़ का 
होना:। 
कामः | कम्‌--घञ | 7. इच्छा, चाह 2. स्नेह, प्रेम 
3. जीवन का एक उहेश्य (पुरुषाथ)। सम०» 
->-आश्रमः वह आश्रम जहाँ कामदेव ने तपस्या की 
-ईव्वरी कामाक्षी जिसने शिव में कामोत्तजना 
जगाने के लिए कामदेव का रूप धारण किया, 
- कार: काय करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करना--नात्मनचः कामकारो 5 स्ति 
पुरुषोडयमनी दवर:-रा ०२१० ११८,--कोटिः (स्त्री०) 
. इच्छाओं की चरम सीमा 2. अभिलाषाओं की 
पराकाष्ठा 3. दक्षिण में काञ्चीपुरी में शद्भूरा- 
चाय द्वारा स्थाबित आध्यात्मिक संस्था, - तन्त्रम्‌ 
एक रचना, कृति, - दहनम्‌ फाल्गन मास में मताया 
जाने वाला एक पवव जिसमें शिव के द्वारा काम को 
फुसला कर भस्म कर दिया जाता हें,--दानम 
. इच्छित पदार्थ का उपहार 2. वेश्याओं द्वारा 
मनाया जाने वाला एक पव,-धम: श्र गारसिक्त चेष्टा 
या व्यवहार,--भाक विषय भोगों में भाग लेने वाला 
“--कामानां त्वा कामभाज॑ं--करोमि कठ: १-२४ । 


कामठकः | कम5-+-अणू, स्वाथकन्‌ | . धृतराष्ट्र का 
नाम 2. एक सॉप का नाम जो 'सपंसत्र में भस्म हो 
गया था । 

कामन्दकिः (पं ०) कामन्दकीय नीति का प्रणेता । 

कासला [ कम्‌-+-णिझ-+-कलच्‌ -|-टाप्‌ ] केले का पौधा । 

कामिकागमः (पुं०) आगम शास्त्र का एक ग्रन्थ । 

कामिनो (स्त्री०) [ काम--इनि--डीप ] मादक शराब । 

कामील:ः (पुं०) एक प्रकार का सुपारी का वक्ष | 

काम्बलिक: [ कम्बल--ठक ] दलिया, जौं की लपसी । 

काम्बोजः [ कम्बोज-|-भण्‌ ] (. शंख 2. पुश्नाग नामक 
वक्ष । 


(युद्धा- 


( १२५३ ) 


काम्यक: (पं०) महाभारत मे वणित एक जंगल का नाम । 
कायिन (वि०) [ काय-+-इनि ] बड़े आकार प्रकार का, 
>>समूलशाखान्‌ पश्यामि निहतान्‌ का्िनों द्ुमान्‌ -- 
महा० १२।११३॥४ | 
कायाधवः | कयाधु ---अण्‌ | कयाध का पुत्र, प्रह्वाद । 
कारकम्‌ [ कृ+ण्वल ] 4. इन्द्रिय, अंग 2. (व्या० मे) 
वाक्य में संज्ञा और समापिका क्रिया का मध्यवर्ती 
संबंध । सम० - विभक्षितः संज्ञा और क्रिया के 
“मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया । 
कारणम [ कृ-|- णिच-- ल्‍्यद ] हेतु, निमित्त पूव जन्म से 
आई हुई वृत्ति, पूववासना -महा० १२।२११।६। 
सम० - कारितम्‌ (अ०) फलस्वरूप--यदि प्रव्नाजितो 
रामो लोभकारणकारितम्‌ --रा० २।५८।२८ --अन्त- 
; (कारणान्तरम) . भिन्न प्रसंग, परिवतेन शील 
हेतु 2. कारण परक हेतु । 
कारणता [ कारण+तल--टापू ] कारणपना, हदूेतुत्व 
-प्रलयस्थितिसगाणामेक: कारणतां गत:--कु० २।६। 


कारापकः [ कार--आपकः, त० स० ] भवन के निर्माण 
कार्य का अधीक्षक, काम की देखभाल करने वाला । 

कारूषा: (ब०्व०) 4. एक देश का नाम 2. अन्तवोर्ती 
जाति का (पिता ब्रात्यवेश्य तथा माता वेइ्य ) पुरुष । 

कारूषस्‌ (नपुृ०) मल यापाप --रा० १।२४।२० । 

कार्कलास्यम [ कृकलास+ष्यब्य ] छिपकली की स्थिति । 

कार्णाट भाषा (स्त्री०) कन्नड़ भाषा । 

कातिक:ः [ कृतिका+-अण | स्कन्द का विशेषण । 

कापटिक: [ कर्पट -- ठक्‌ ] कपटी, धोखेबॉज, ठग । 

कार्पासतन्तुः. (सूत्रम) | कर्पासी +-अण्‌ -- कार्पासस्तस्य 
तन्तु:ष० त० | कपड़े का घागा । 

कार्म णत्वम्‌ [ कमंन्‌-+-अण्‌, तस्य भाव: त्वम्‌ ] जादू, टोना 
काम णत्वमगमन्‌ रमणेष---शि० १०।३७। 

कार्मान्तिकः (पं०) उद्योग धन्ध और निर्माणकार्यों का 
अधीक्षक--कौ० अ० ११२ | 

कार्मारिक: [ कार्मार-+- ठक्‌ ] बछी / कौ ० अ० २।३ । 

कार्यम [ कृ+ण्यत्‌ | शरीर--कार्याश्रथिणवरच कललांया 
(कार्यशरीरं )--सां० का० ४३ । सम० -अपेक्षिन्‌ 
(वि०) किसी विशेष कार्य को करने वाला, 
--आश्रयिन्‌ (वि०) शरीर का सहारा लेने वाला 
का० ४३,--व्यसनम कार्य में विफलता,--अच्षात्‌ 
(अ०) किसी प्रयोजन से, किसी काम से । 

काल: [ कलयति आयु: कल--णिच्‌ | अभच्‌ ] (. सांख्य 

कारिका में बताये चार पदार्थों में से एक--प्रक्ृत्यु- 

पादानकालभागासण्या:--सां० का० ५० ४2. समय 

का कोई भाग। सम०--अष्टकम्‌ . आषाढ़ मास 

कृष्णपक्ष के पहले आठदिन 2. काल भरव का स्तोत्र 

जिससे शंकर की स्तुति की गई है,-- आदिकः चेत्रमास 


--आख्रः ।. आम का एक भेद, 2. एक टाप का 
नाम,--कज्जम नील कमरू,--कण्ठी कालूकण्ठ की 
पत्नी, पावेती,--कल्लकः पनियाला साँप, -- जोषक: 
जो समय पर मिले पतले भोजन से ही संतुष्ट हे,--दष्टः 
जिसे मौत ने डस लिया हेँ,-धोतम्‌ (कलघोतम्‌ ) 
- चाँदी या सोना,--पर्यथः देरी, विलम्ब, वक्‍तुमहंसि 
सुग्रीवं व्यतीत कालपयय, -- पुरुष: यमराज का सेवक, 
-"रुंद्र: संसार को नष्ट करते के अपने भयंकर रूप में 
विद्यमान रुद्र, - वतः कुलत्थ, एक प्रकार की दाल, 
-+संकर्षिणी मंत्रविद्या जिससे समय की अवधि कम की 
जा सके, -सड्भ8 देरी, विलम्ब, - कार्यस्य च कालसड्भ: 
--र० ४।३ ३।५३,--समन्वित, ( -- समायुक्त ), मृत 
मरा हुआ । 


कालडुतः (कासमदे:), खांसी को भगाने वाली औषघ । 

कालन ( वि० ) [ कल+णिच्‌--ल्यूट ] नाश करने 
वाला । 

कालिका (स्त्री०) [ काल+ठन्‌ ]. एक प्रकार को शाक 
भाजी 2. तेलन, तेली की स्त्री 3. कुहरा धुघ । 

कालित (वि० 4 +इतच्‌ ] मृत, मरा हुआ --नाधुता 
सन्ति कालिता:--भाग० १०।५१।१८ । 

कालिदास: (पुं०) . एक यशस्वी कवि और नाटककार 
का नाम 2. नलोदय और श्रतबोघ के प्रणेताओं की 
भांति अन्य कवि । 

कालिय (वि०) [ काल-+-धघ | . समय से संबद्ध 2. एक 
साँप का नाम जिसका कृष्ण ने दमन किया था । 

कालीन (वि०) [ काल-|-स॒ ] किसी विशेष कालभाग से 
संबद्ध । 

कालेया: (पूं०, ब० व०) [ काली -+-ढक ] कृष्णयजुबेंद 
को शाखा या संप्रदाय । 

कालोलः (पुं०) कौवा । 

काशिक ( वि० ) [ काशी+-ठक्‌ ] काशी में बना हुआ, 
रेशमी वस्त्र, बनारसो कपड़ा । 

काशिकाप्रिद: ( पं०) धन्‍न्वन्तरि । 

काशेय (वि० ) [ काशी +ढक ] काशी का, काशी से 
संबध रखने वाला । 

काइ्मकराष्टक (वि०) हीरों का एक भेद--कौ० अ० 
३१५४ | 

काश्यपेय॒ (वि० ) [ कश्यपा ( अदिति )+ढक ] सूर्य, 
गरुड़ ओर बारह आदित्यों का विशेषण, -यः (पुं० ) 
दारुक, कृष्ण का सारथि । 

काषण ( वि०) कच्चा, जो पका न हो । 

काषायवसना | ब० स० ] विधवा । 

काष्ठम्‌ [ काश -+क्थन्‌ ] ऊकड़ी । सम० --अधिरोहणम 
चिता में बैंठना,-- प्रतक लकडियों का गटठा,--- भार 
लकड़ियों का बोझ । 


( १२५४ ) 


काष्ठा ( स्त्री० ) !. पीला रंग 2. शारीरिक रूप या मद्रा 
--काष्ठां भगवतों ध्यायंत्‌ ->भाग० ३।२८।१२ | 

कासनाशिनी [ ष० त० | खांसी या दमे का नाश करन 
वाली औषधि का पोधा । 

काहन ( नपं० ) [ क+अहन्‌ | ब्रह्मा का एक दिन 
( 55 १००० यग) । 

काहारक: (पं०) एक जाति का नाम जिसके लोग पाल- 
कियों में सवारियों को ढोते हैं । 

कि (जहो० पर०) चिकेति, जानना । हे 

किड्धिरिः (स्त्री०) [ कि किरतीति--कृ-- क, स्त्रियां-इ | 
कोयल । 

किड्चन्यम [ किड्चन-+ष्यज_ | संपत्ति--किज्चन्ये 
नास्ति बन्धनम्‌-- महा० १२१३२०।५० । 

किट्टिमम (नपुं० ) मेला पानी । 

किस [ कु+ डिम॒ बा० ] समासान्त शब्दों मे प्रायः कु 
के स्थान में प्रयक्‍त होता हैँ, और 'तुच्छता, “घटिया- 
पन दोष या ह्वास का अर्थ प्रकट करता हैँ । सम० 
--कथिका (स्त्री०) संदेह, संकोच, -- कृते (अ०) 
किसलिए, --ज (वि०) जो कहीं उत्पन्न हुआ हो, 
जिसका नीचकुल में जन्म हुआ हो, --तुध्न: 'करण' 
नामक काल के ग्यारह भागों में से एक, --नु (अ० ) 
परन्तु फिर भी, तो भी--किन्‍्न्‌ चित्तं मनुष्याणामनि- 
त्यमिति मे मतम -- रा० २।४।२७, --पाक (वि०) 
अपरिपक्व, अज्ञानी, --पाकः आयवंद शास्त्र में वणित 
एक जड़ी बूटी, --पुरुष: . अध॑देव 2. घटिया मनृष्य 
--राजन्‌ बुरा राजा, --विवक्षा निन्दा, बुराई । 

किबरः (पं०) मगरमच्छ, घड़ियाल । 

किमीय (वि०) [ किम -+-छ | किसका, किससे संबंध रखने 
वाला । 


कियत्‌ (वि०) [ किमिदंम्यां बोध: ] (पुं० --कियान्‌, 
सत्री० - कियती, नपं ० -- कियत्‌ ) . कितना अधिक, 
कितना बड़ा, कितना 2. कुछ, थोड़ा सा। सम० 
एतद किस महत्त्व का, अर्थात्‌ तुच्छ, अतिसामान्य, 
--सात्र: नगण्य, तुच्छ बात । 

किराट: (पं०) बेईमान सौदागर, निलज्ज व्यापारी-भाग ० 
१२।३।३५ । 

किरातक: [ किरं पयन्तभूमि अतति गच्छतीति,स्वार्थे कन्‌ ] 
किरात जाति का मनुष्य । 

किर्मोरत्वच [| ब० स० | सन्‍्तरे का पेड़ । 

किलकिलितम (नपुं०) हषसूचक ध्वनियाँ । 

किलाटः (पूं०) जमा हुआ दूध । 

किलात: ( प०) बौना, कद में छोटा । 

किल्विषम [| किल-टिषच्‌, वक्‌ ] . संकट, पाप - पितेव 
पुत्र धर्माद्धि त्रातुमहेंसि किल्विषात्‌--रा० १।६२।७ 
2. घोखा, जालसाज़ी । 


किशोरः [ किम --श्ू--ओरन्‌, किमोन्त्यलोप:, घातोष्टि- 
लोप: | किसी जानवर का बच्चा, शिश्‌, शावक । 

कीकट (वि०) [ की-|- कट -/अच ] ॥. निर्धत, बेचारा 
कंजूस, लालची ! 

कोकसास्थि ( नपुं०) [ की-+कस्‌ --अच्‌-ष० त० | कशे- 
रुका, मेरुदण्ड, रीढ़ को हडडी । 

कोचक: [ चीक --व॒न्‌, आद्यन्तविपययश्च | बांस जो हवा 
भर जाने पर शब्द करता ह-कीचका वेणवस्ते स्य 
ये स्वनन्त्यनिलोद्धता:-- केवल “बांस' के अर्थ में बहुधा 
प्रयक्‍त--स कीचर्कमरितपूर्णरन्ध्र: - कु० १८, रघु० 
२११२ । 

कीचकवंध: [ ष० त० -कीचक--हन्‌ +-अप, वधादेश: ] 
. भीम के द्वारा कीचक की हत्या 2. एक नाटक का 
नाम । 

कोट: | कीट--अच्‌ | . कीड़ा । सम०--अवपन्न (वि०) 
कोई वस्तु जिसमें कीड़ा लग गया हो, कीड़े से खाई 
हुई,---उत्कर: बमी, --तत्र कीटोत्कराकीर्णे --कथा ० 
१०१।२९०।११, --नामा, - पादका,--पादी,-साता 
(स्त्री०) एक पौधे का नाम । 

कीनाश (वि०) [क्लिश --कन्‌, ईत्वं, लस्य लोपो नामा- 
गमरच | १. घरती जोतने वाला 2. निधन, दरिद्र 
3. गप्त हत्या--उपांशधातिनि--नाना० 4. क्रर । 

कोरिभारा (स्त्री०) ज॑ 

कीत॑नोीय, कीतनन्‍्य (वि०) [कृत्‌--अनीय, ण्यत्‌ वा] स्तुति 
किये जाने के योग्य, जिसके यश या कीति का गान 
किया जाय 

कीति: (स्त्री०) [क्ृत्‌-+-क्तिन| 4. यश, ख्याति 2. कृपा 
प्रसाद ! सम० - मसात्रशंषः जो केवल ख्याति या यश 
के संसार में ही जीवित है, मृत,--स्तम्भ: यश या 
ख्याति के कृत्य का खम्बा । 

कोतितव्य (वि०) [कृत्‌--तव्य]| जिसकी स्तुति की 
जाती हैं । 

कील: [कील-|-घज्न | . जुआरी 2. मूठ, दस्ता । 

कीलप्रतिकोलन्यायः (पृं०) एक न्याय जिसके अनसार 
क्रिया एक में रहती ह॑ तो प्रतिक्रिया दूसरों म॑ रहती 
ह-पा० २।२॥६ पर म० भा० । 

कीलालिन [कीलाल--इनि] छिपकिली, गिरगिट । 

कोशपण्ण:, ( -- पणिन) [ब० स०|] अपामाग नाम का 
पौधा । 

कु (अ०) [कु-+ड] ब्राई, हास, अवमूल्य, पाप, ओछापन 
और कमी को प्रकट करने वाला अव्यय । सम०--चर 
घूमने वाला,--जः,-पुत्र:ः मंगल,-बलूयम्‌ मण्डल,-बाच 
(पृं०  गीदड़,--चोद्यम्‌ शरारत से भरा प्रइन, -- तप 
. एक प्रकार का कम्बल जो पहाड़ी बकरियों के 
बालों से बनता हू 2. दिन का आठढवाँ मुहते 3. दोहता 


( १२५५ ) 


या भानजा 4. सूथ, - द्वारम पिछला दरवाज़ा, -- नखम 
ब्रा नाखन, भोंडे या मेले नाखन,--नीतः गलत राय 
“5पट:, - पटम चीवर, चिथड़ा,-पात्रम अयोग्य 
ठयक्ति,--मेरु:ः दक्षिणी श्रवविन्दु--लक्षण (वि०) 


खोट चिह्नों से युक्त,---क्क्रिम: अस्थानप्रयकक्‍्त श्र- 
वीरता, -- बेघस (पं०) बरी आदत । 

कुकलारिन: (पुं०) भूसी या बुरादे से निमित आग, -- कथा० 
१(१७।९२ । 


कुककुट: [ कुक +- क्विप, केन कुटति--क्ुट + के ]) [. मर्गा 
आग की चिगारी। सम०--अण्डम मगी का 
अण्डा,---आभ:,--अहिः एक प्रकार का साँप,---आस- 
नम योग का एक आसन । 

कुक्षितत (वि०) [ कुक्ष्यां गत इति त० स० ] गर्भस्थ, 
>+दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगत: पुमान--भाग० १० । 

कुस: | कुच.--क | स्तन, उरोज, चूची। सम०--कुम्मः 
तरुण यवती के स्तन ,--कुडमलमभ्‌ कलो के आकार 
का स्तन-गोपा ड्रनानां कुचकुडमल॑ वा--क्षृष्ण० , 
- कुझकमम्‌ स्तन पर रोली या केसर का लेप । 


कुजाष्टम: [ब० स० ] ग्रहों की विशेष स्थिति जब कि 
मंगल लग्न से आठवें घर में हो । 

कुब्जरः | कुज्ज--र | 4. हाथी 2. सिर 3. आभषण 
4. जाठ की संख्या। सम०--अरिः सिंह, आरोह 
महावत, --च्छायः (गजच्छाय7--ज्योतिष का ए 
योग जिसम॑ चन्द्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त 
नक्षत्र म विराजमान होता हू । 

कुटिल (बि०) [ कुट--इलच ] कपटी, वक्र, टेढ़ा 
बईमान । सम०--अलकम, कुन्तलम टंढ़ी अलकें 
टढ़ी जुल्फ  कुटिलरूकुन्तरूं श्रीमखं च ते जड उदीक्षतां 
जजमागणगरेणइईपः८चित्तम कपटपूर्णमना टेढा 7 
-कुशेशयनिवेशिनीं कुटिलचित्तबिद्वंबिणी म्‌-नव रत्न० । 

कुटी (स्त्री०) [ कुटि+-डीष्‌ ] झोपड़ी । 

कुट्म्बिनी [ कुटुम्ब+इन्‌ +डीष ] 3. गृहिणी 2. घर 
की सेविका या नौकरानी । 

कुटुम्बिता, --त्वम्‌[ कुटम्बिन -- ता, त्व ] . गहस्थ होने 

की स्थिति 2. पारिवारिक एकता या सम्बन्ध 3. एक 

परिवार की भाँति रहना । 


कुट्टनम | कुट् +ल्यूट | 4. काटना 2. पीसना 3. मक्का 
बंद करके मस्तक के दोनों ओर थपथपाना, यह यणश 
को प्रसन्न करने का चिह्न हं । 

कुडडाल: कुदाल, मिट्टी खोदन की फाली । 

कुणपाशन (वि०) [ कुणप-+अश्-।ल्युट्‌ | मुर्दों को 
खाने वाला । 

कुणपी [ कुण्‌ -|-कपन्‌ --डीव ] एक छोटा पक्षी । 

कुणाल: (पं०) एक देश का नाम,-अयं कुणालो बहुसागर 
प्रिय विराजते नकविजातिमण्डन:-जानकी ० २०। 

१५१८ 


कुण्ड: [ कुण--ड ] पानी का बर्तन, पानी का करवा । 
सम ०--पास्य: [ कुण्डन पीयते अन्न ऋतो ] एक यज्ञ 
का नाम, भविन (वि०) अनाड़ी, भद्दा, फहड़ । 

कृण्डकः | कुण्ड-|-कन ] बतन --कथा० ४।४७ । 

कुण्डलिका (स्त्री०) कुण्डली, वत्त । 

कुण्डलिन्‌ (वि० ) [कुण्डल-- इनि] गोलाकार,--ली (पं०) 
सुनहरा पहाड़ । + 

कृण्डलिनो (स्त्री०) | कुण्डलिन -+-डीष |] योग शास्त्र में 
एक नाड़ी का नाम । 

कुण्डिका (स्त्री०) [ कुण्ड-+- कन +टापू ] एक छोटा 
जोहड़, पोखर --नवा कशण्डिका --पा० १।१।४४ पर 
म० भा०। 

कुृतपसप्तकम्‌ [ ष० त० ) सात वस्तुएं जो श्राद्ध के अवसर 
पर मृतक के सम्मानार्थ दान की जायें---यथा शजू- 
पात्र, ऊण विस्त्रा रौप्यघातु, कुशतृण, सवत्सा धेन 
अपराह्लकाल, और क्ृष्णतिल । 


कतपाष्टकम्‌ [ ष० त० ] आठ वस्तुएँ जो श्राद्ध के लिए 
शुभ मानी जाती हूँ -यथा मध्याह्न, अज्भपात्र 
ऊर्णावस्त्र, रोप्य, दर्भ, सवत्सा घंनु, तिर् और 
दौहित्र । 

कुतुकित, (- किन) (वि०) [ कुतुक-+-इतच्‌, इनिवा | 
उत्सुक, जिज्ञासु । 

कुतणम (नप्‌ ०) पनीला पोधा। 

कुतोनिमित (वि०) किस कारण या हेतु को लिये हुए 
--कुंतोनिमित्त: शोकस्ते --रा० २७४॥२० । 

कुत्सला (स्त्री०) नील का पोधा । | 

कृथक:ः [ कुथ्‌ -+- अच, स्वायथ कन्‌ ] रंग-बिरंगा कपड़ा 

कृधिः (पं०) उल्ल । 

कुन्त्र (चरा० पर०) झठ बोलना । 

कुन्ददन्त (वि०) [ ब० स० ] जिसके दाँत कुन्द फल की 
भाँति श्वेत तथा चमकीले हों 

कुपित (वि०) [ कुप्‌ +क्त | क्रोध दिलाया हुआ, क्रद्ध, 
नाराज़, क्रोधी । 

कुप्यधोतम [ गुप्‌ ! क्‍्यप, कुत्वं ] चाँदी । 


कुबर (वि०) [ कुत्सितं बेरं शरीरं यस्य, ब० स० ] 
. भट्टा, भद्दे अद्भों वाला 
कुञ्रामि (वि०) प्रकाशपरावर्ती कौ० अ० २॥११। 
कुमार (चुरा० पर०) आग से खेलना । 
कुमार: [ कम्‌+आरन्‌, उंत उपधाया: | एक धमंशास्त्र 
का प्रणेता, रस्‌ (नपुं०) विशुद्ध सोना। सम० 
---बास:, 'जानकीहरण' का प्रणेता, एक कवि का 
नाम, छलिता (स्त्री०) . रंगरेली, म॒ुदु कामक्रीडा 
2. एक छनन्‍्द का नाम जिसके एक चरण में सतत 
मात्राएँ होतीं है,-- संभवम कालिदासकृत एक काव्य 
का नाम | 


( १२५६ ) 


कुमारिकापुरम (नपूं०) कन्‍्याओं की व्यायामज्ञाला 
-“ महा ० ४॥।११।१२, दश० २ । 

कमालक:ः (पं०) मालवदेश के एक प्रदेश का नाम । 

कुम॒दः,/-- दम | कौ मोदते इति कुम॒दम्‌ ] 4. सफेद कमर 
जो चन्द्रोदय होने पर खिलता कहा जाता हैं 2. लाल 
कमल 3. विष्णु का विशेषण 4. कपूर। सम० 
--आननन्‍्द (वि० ) चन्द्रमा,-- गन्ध्या कमल की सुगन्धघ 
से यक्‍त महिला 

कुम्प: (पु०) लंजा, जिसके हाथ विक्ृत हों । 

कुम्बक्रोरः (पूं०) स्त्रियों के लिए सिर पर पहनने का 
वस्त्र । 

कुम्भ: [ कु-+ उम्म-+-अच ] घडा, जलपात्र | सम ०-डउदरः 
शिव का एक भूतगण, सेवक--रघ्‌० २॥३५ | 
-उलकः उलल्‍ल का एक भंद,--महा० १३॥।१११। 
१०१, पफ्ञ्जरः आला, ताक । 


कुम्भिन (वि०) [ कुम्म--इनि ] आठ की संख्या । 

कृम्भिनी (स्त्री०) [ कुम्भमिन-+छीप | . पृथ्वी 2. जमाल 
- गोटे का पौधा । 

कुम्भीनसी (स्त्री०) लवणासुर की माता, रावण की बहन। 

कुम्भोमुखम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का घाव, ब्रण । 

करजहाजञ्छन: | ब० स० | चन्द्रमा । 

कुरुपझचाला: (ब० व०) एक देश का नाम । 

कुरुबिल्वः (पृ०) लालमणि, पद्मरागमणि । 

कलम [ कुल--क ] . वंश, परिवार 2. समू ह 3. रेवड़ । 
सम० अन्‍न्तस्था देवी का विशेषण,--आझूया, पारि- 
वारिक नाम, वंशयदयॉोतक नाम,--आपोडः,--शंखर 
पश्विर की कीति या यश,-- करणि: आन्‌वंशिक 
लेखपाल या अधिकारी,--कलूडू: परिवार के लिए 
अपयश,--कुण्डालया कौल वृत्त में स्थित, देवी का 
एक नाम, गरिमा (पं०) कुल का गौरव या मर्यादा 

जाया उच्चकुल म॑ उत्पन्न महिला,--दृषण (वि०) 

अपने परिवार को बदनाम करने वाला, नाशन 
(वि०) परिवार को नष्ट करने वाला, पांसनः जो 
अपने कुल को कलड्रत करता है,--पालकम सन्‍्तरा, 
नारड्री,-- भरः (कुलम्भरः) परिवार का पालनपोषण 
करने वाला,--बीजः शिल्पी संघ का मुखिया, - मार्ग: 
कौलों का सिद्धान्त,-- सन्निधिः (पूं०) आदरणीय 
साक्षी की उपस्थिति--मी ० सू० ८।१९४।२०१ । 

कुलमितिका (स्त्री०) एक प्रकार की दरियाँ--कौ० 
अ० २।१५ । 

कुलिक: (पुं०) [ कुल--ठन ] . एक काँटेदार पौधा 
'मान्दि' 2. शिकारी--कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो 
हरिण्य:--भाग० १०।४७॥१९ । 

कुलो (स्त्री०) परिवारों का समूह । 

कला (स्त्री०) लाल रंग का संखिया, मनसिल । 


कुलाटः (पुं०) एक प्रकार की मछली । 

कुलालचक्रम [ प० त० | कुम्हार का चाक । , 

कुलिडः [ कु+लिड्ग्‌--अच्‌ ] 4. साप--महा० १२। 
१०१।७ 2. हाथी-कुलिजड्रो भूमिकृष्माण्ड मतड्भज- 
भजडूयो:--मेदिनी । 

कुल्फः (वेद०) टखना,--ऋ० ७।५०१२ । 
(धि०) टखने तक गहरा--शत० १२ । 

कुल्माष: | कुल--क्विपू, कुल माषो5उस्मिन्‌ ब० स० | 
, खिचड़ी जिसमें आधे उबले चावल और दाल हो 

एक प्रकार का रोग । 

कुल्लकः (प०) मनस्मति का एक टीकाकार । 

कुशो [ कुश-+छीष ] गूलर की ऊकड़ी का टुकड़ा जो 
स्तोत्र के अन्तगंत साम मंत्रों की संख्या गिनने के काम 
आता हू - छन्दोगस्तोत्रगणनाश ड्रासु--नाना ० । 

कुशमष्टि: [ ष० त० ] मटठी भर 'क॒ुश घास । 

कुशिका: (ब० व०) कुशिक म्‌नि की सन्‍्तान । 

कुशेशयनिवेशिनी (स्त्री०) लक्ष्मी देवी । 

कृष्ठ: [ कुष कथन ] कल्हे में पड़ा गडढा । 

कृष्माण्डहहोसः (पूं) किसी भी बड़े घामिक आयोजन से 
पूर्व किया जाने वाला हघन । 

कसुमम्‌ [ कुस +- उम | . फूल 2. फल। सम०-अज्जलि: 

उदयनाचाय की एक रचना,-द्वर॒म्नः फूलों से भरपूर 

वक्ष,--धयः (कुसुमन्धयः) मघमक्खी--उदलसदहलसत्कु- 

सुमन्धये:- रा० च० । 

कुसुमयति (कुसुम--ना० घा०, लट) फूल उत्पन्न करता 

ह, या फलों से सजाता हैं । 

कुस्तुम्बरी (स्त्री०) एक पोध का नाम । 

कुहकर्वत्ति: (स्त्री ०) घतंता, चालाकी । 

कुहरः [ कह रा--क ] भीतरी खिड़को । 

कुहुकालः [ ब० त० ] चान्द्रमास का अन्तिम दिन जबकि 
चन्द्रमा अदृध्य होता है । 

कुहमुखः [ ब० स० ] . भारतीय कोयल 2. संकट । 

कुहमुखम्‌ | प० त० | नया चाँद । 

कुद्दानम | कु+ह्वं +ल्यद ] अमंगल ध्वनि । 

कटम्‌ [ कट-+-अच्‌ ] खोटदा सिक्‍का--कटं हि निषादाना- 
मेव उपकारक नार्याणाम -मी० सृू० ६।१।५२ पर 
शा० भा०। सम० -- रचना चाल, दाव पंच, -- लेख 
बनावटी या जाली दस्तावेज़, --सद्धऋान्तिः आघी रात 
बीतने पर जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर 
संक्रमण करता हैं, -- हैमनू खोटा सोना । 


कप: [ कु-+पक, दीघेश्च ] . कुआँ 2. छिद्र यथा रोम- 
कप, 3. जड़ । सम० -- कार:, - खनकः कुआ खोदन 
वाला, - चेक्रम पानी का चक्रया पहिया,--दण्ड 
मस्तुल--क्षोणीनौकूपदण्ड:--दश ० _१।१ - स्थानम 
कुए का स्थान । 


समं०- दघ्च 


( १२५७ ) 


कंवरस्थानम्‌ [ त० स० ] गाड़ी में बठते का स्थान । 

कम: [ को जले ऊभमिवेगोञस्य--पृषों ० | कछवा । सम० 
-- जासनम योग की एक विशेष मुद्रा,--द्वादक्षो 
पौषमास के शुक्लूपक्ष का ग्यारह॒वाँ दिन,--प्रुराणम्‌ 
एक पुराण का नाम । 

(वि० ) कछवे जंसा बना हुआ । 

कमिका | कम--कन्‌ स्त्रियां टाप, उपधाया इत्वम्‌, | एक 
वाद्ययन्त्र । 

कलिका | कूल--कन्‌ -|-टाप्‌, इत्वम्‌ ] वीणा का निचला 
भाग । 

कू (तना० उभ०) एकत्र करना, लेना--आदाने करोति 
शब्द:--मी ० सू० ४॥२।६ । 

कृकरच्छेट: | ब० स० | आरा। 

कृूकल: (पुं०) 4. एक प्रकार का तीतर 2. पाँच प्राणों मं 
से एक । 

कृच्छ (वि०) [ कृती+-छ--रक्‌ |] 4. कष्टप्रद, दुःख- 
दायी । सम० --अधे: केवल छः: दिन तक रहने वाली 
तपरचर्या,--कृतू (वि०) तपस्वी,--सन्तफ्नम्‌ एक 
प्रकार का प्रायश्चित्तपरक ब्रत । 


कृतम्‌ | कृ+वकत | जादू, टोना। सम०-अर्थ (वि०) 
कृतार्थ [ ब० स० ] जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
लिया हू, अतः अब और कुछ करने में असमर्थ हैं 
“सकृत्कृत्वा कृतार्थ: शब्द--मी० सू० ६।५२।२७ पर 
दा० भा०, “कर (वि०),--कारिनू (वि०) किए 


हू काय को करने वाला, निरथेंक -कृतकरो हि 


वधिरनथथंकः स्थात्‌ू---मी० सू० १०।५।५८ पर शा ० 
भा०,-तीर्थ (वि०) जिसने सुगम या आसान बना 
दिया, --दार (वि०) विवाहित,--दृृषणस्‌ किय॑ हुए 
को खराब करना,--मन्यू (पध्वि०) क्रुद्ध, नाराज़ 
- - माल: चितकबरा, बारहसिगा, कृष्णहरिण,--विद 
(वि०) कृतज्ञ,---तस्यापवग्यंशरणं तब पादमू् विस्म- 
येते कृतविदा--भाग० ४।९।८,-- इ्सश्रुः जिसने मूछे 
भी साफ़ करा ली हूं,--संस्कार: . जिसने शोधना- 
त्मक सब प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हूं 2. सज्जित 
तयार। 

कृतवत्‌ (वि०) | कइत-+-मतुप्‌ ] जिसने काय करा लिया 

--कऊंतवानसि विप्रियं न मे-- कु० ४॥७ । 
(सत्री०)) [ कृ+क्तिन ]) . वर्गंद्योतक संख्या 

2. क्रिया 3. चाक, 4. जादूगरनी । सम ० -- साध्यत्वम 

प्रयत्व करके संपन्न होने की स्थिति । 

कृत्यम [ क-|- क्यप्‌ | . जो किया जाना चाहिए, कतंब्य 
2. काय 3. प्रयोजन | सम ० -- अकृत्यम कतंव्य अक- 
तेंग्य में (विवेक करना ) ,--विधि (पुं० ) नियम 
उपदेश,--शेष (वि०) जिसने अपना काय पूरा नहीं 
किया हूं । 


कृति 


कृत्यम | कृन्त +यत | वास्तुकार का एक उंपकंरण-महा 6० 
१।१९४।६ । 

कृत्यवत (वि०) [| कृत्य+मतुप |] 4. जिसके पास करने 
के लिए काय हे 2. जिससे कोई प्रार्थना की गई ह 
3. चाहने वाला, प्रबल इच्छक-- रा० ७।९२।१५॥ 

कृन्तनिका [ कृत्त+ल्यट --ऊन्तनं, स्वार्थ कन, इत्वम |] 
एक छोटा चाक़ । 

कृत्वा-चिन्ता (लोकोवित:) प्राक्कल्पनापरक बात पर 
विचारविमर्श करना--मं० सं० १०॥२। ४९ और 
६।८।४२ पर शा० भा०। 

कृपा + -आकर:,  सागर:,--सिन्ध॒ः (१० ) अत्यन्त कृपाल । 

कृश् (वि०) [ कृश+वक्त, नि० |] 4. दुबंल, बलहीन 
2. नगण्य 3. निर्धन 4. तुच्छ। सम०- अतिथि 
(वि०) जो अपने अतिथियों को भूखा रखता ह 

महा० १२।८।२४,--गव:ः जिसको गौव भखी रहती 

हटै,- भव्य: जिसके नोकर भरते रहते है । 

कृशान यन्त्रम (नप्‌०) तोप । 


कृष (तुदा० पर०) खुरचना, विरेखण करना । 

कृषिद्विष्ट: एक प्रकार का चिड़ा | 

कृषिपारादर:,-संग्रह: (प०) कृषि शास्त्र पर एक संग्रह ग्रंथ । 

कृष्ण (वि०) [ कृष्‌ --नक | 4. काला 2. दुष्ट 3. झाद्र 
4. भलावां (रीठा) जिससे घोबी कपड़ों पर चिह्न 
लगाता ह- महा ० १२।२९१।१० । सम०--कड्चुक 
काले चने,- च्छवि: (स्त्री ०) . बारहसिंगा की खाल 
2. काला बादल-- कृष्णच्छविसमा कृष्णा - महा० 
४६।९,-- ताल: एक प्रकार का घोड़ा जिसका ताल 
काला होता हूं, द्वादज्ोी आपषाढ़ के कृष्णपक्ष में 
बारटवाँ दिन, - बीजसम तरवज़,-- भस्मन  पारद 
शल्बीय, -- मत्तिका . काली मिटटी 2. बारूद । 

कृष्णा (स्त्री०) यमुना नदी । 


क्लप्‌ (प्रेर०) ग्रहण करना, स्वीकार करना--नातो 
ह्यन्यमकल्पयन्‌ -- रा० २१९ १॥६५ । 

केतुमाल:,-लम्‌ जम्ब द्वीप का पश्चिमी भाग । 

केदार: [ केन जलेन दारोउस्य -ब० स० ] संगीत शास्त्र में 
एक राग का नाम । 

केदा रकः [ केदार +-स्वार्थ कन] चावलों का खेत । 

केन्द्रम (नपुं०) जन्म कुण्डली में पहला, चौथा, सातवाँ 
एवं दसवाँ स्‍थान । 

केरलजातकम, ग्रन्थों के नाम । 

केरलतन्त्रम 

फेरल माहात्म्यम * 

फेरलसिद्धान्तः 

केलिः (पुं० स्त्री०) [केल--इन ] हँसीमज़ाक, दिल्लगी, 
रंगरेली । सम० - फकरसह: हँसी मजाक में झगड़ा, 
“पल्दसम आमोद सरोवर,--वनम्‌ प्रमोदवन | 


( १२५८ ) 


केवलव्यतिरेकिन्‌ (पुं०) न्याय सिद्धान्त के अनुसार 
अनुमान के केवरू एक प्रकार से संबन्ध रखने 
वाला । 

केबलाइंतम (नपुं०) दहन शास्त्र की एक शाखा । 

केवलिनू (वि०) [ केवल--इनि ] (जेन०) जिसने 
उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया हू । 

फेश: [ क्लिश-- अन्‌ लो लोपश्च ] 4. बालक 2. सिर के 
बाल। सम०--आकर्षणम्‌ चुटिया पकड़ कर किसी 
महिला को खीचन। एवं उसका अपमान करना, 
--कारम्‌ एक प्रकार का गन्ना, कारिन (वि०) 
जो बालों को संवारता हें, ग्रन्थिः चूटिया वेणी, 
-- धारणम्‌ बाल रखना,.--लुझअचकः: एक जन साधु 
का नाम, वपनम्‌ बालू कटवाना, मुण्डन कराना 
>ण्यरोपणम्‌ अपमान के चिह्नस्वरूप किसी दूसरे 
की चटिया पकड़ना--रघ्‌ ० ३।५६ । 

केशवस्दामिन्‌ (पुं०) एक वेयाकरण का नाम । 


फेदय (वि०) [ केश--य ] !. बालों की वृद्धि के अनुकूल 
2. बालों में लछगाया हुआ, -“-ष्यम (नपु० ) 
सावंजनिक निन्‍्दा, बदनामी, लोकापवाद । 

फ्रेसराल (वि०) [ केसर-+आलच्‌ ] अयाल से समुद्ध, 
तन्तुबाहुलय से युक्‍त । 

केसरिणी [ फेसर-|- इनि, स्त्रियां छीप | सिहिनी, शेरनी । 

कंमर्यक्यम्‌ (नपुं०) [ किमर्थंक-+ ध्यव्न_] प्रयोजन का 
अभाव--कमर्थक्यान्रियमो भवति--पा० .१।४।३ पर 
स० भा० ! 

कंमथ्येम [ किमर्थ-ष्यथ्ण_ ] कारण, प्रयोजन । 

क्कयटः (पृ०) पतंजलिकृत महाभाष्य के टीकाकार वेयाकरण 
का नाम । 

कंलातकम (नपुं०) एक प्रकार का शहद, शराब । 

कंशोरवयस (वि०) [ब० स० ] कुमार, किशोरावस्था 
का बालक | 

फोकड़:ः (पूं०) भारतीय लोमड़ । 

कोकथ: (पुं०) वनकपोत, जंगली कबूतर । 

कोकनदिनी [कोकनद-|-इनि--डीप्‌] लाल कमरू--न भेक: 
कोकनदिनी किझ्जल्कास्वादको विद:---कथा ० ३०७८ । 

कोकिलूकः (पुं०) एक उठन्द का नाम । 

फोटपः, -पालः (पुं०) किले का संरक्षक, गढ़नायक । 

कोटि: ( सत्री०) [ कट + इज ॥ असंख्य, अगणित, -- कोटय- 
ग्रतस्ते सुभतार्वच योधा:---7० ५॥५५१। सम०--- 
--होमः एक प्रकार का यज्ञीय अनुष्ठान । 

कोणवत्तम “नपुं०) उत्तरपूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिचम 
तक फैला हुआ शीष॑वृत्त या इसके विपरीत । 

कोन्वशिरः (पुं०) वह क्षत्रिय जिसको ब्राह्मण ने शूद्र हो 
जाने का शाप दे दिया हू । 


कोपजन्मन्‌ (सि०) [ ब० स० ] क्रीध से उत्पन्त । 


कोपारुण (वि०) [ ब० सं० ] क्रोध के कॉरण हांल॑ 
कापारुणं मुनिरधारयदक्षिकोणम्‌ मील० । 

कोमल (वि०) [$०+कलच्‌, मुटू, नि० गुणः ] मृदु, 
मुलायम नरम, लम्‌ (नपु०) रशम | 

कोमला (स्त्रो०) एक प्रकार का छुआंरा । 

कोरकित (वि०) [ कोरक--इतच्‌ ] कलियों से आच्छा- 
दित -नं० ३॥१२१। ल्‍ 

कोलकम्‌ [ कुल -+ अच, स्वाथ कन्‌ ] 4. एक प्रकार का 
गाँव -- मान ० ९।४८६ 2. एक प्रकार का गढ़ मान० 
१०।४१ 3. वे फलादिक जो नींव के गत में प्रयुक्त 
होते हैं । 

कोशः [ कृुश-+घज्म, अच वा ] 8. कमल का परिच्छद 
2. मांस का टुकड़ा 3. वह प्याला जिसमें युद्धविराम 
के . सन्धिपत्र को सत्यांकित करने के चिह्न स्वरूप 
पेय पदार्थ उडेला जाता ह-देवी कोशमपाययत्‌-राज ० 
७।८। सम०- वेइमसन कोशागार--भाण्ड चर स्थाप- 
यामास तदोये कोशवेश्मनि --कथा० २४।१३३ । 


कोशातकः [| कोश --अत्‌ -+ क्व॒न्‌ ] बाल । 

कोष्ठीकू (तना० उभ०) घेरना, घेरा डालना--कोष्ठी- 
कृत्य च त॑ं वीरम्‌-- महा ० ६।१०१।३२ । 

कोहल (वि०) [ फौ हलति स्पर्धते अच्‌ पृषो० ] अस्पष्ट 
बोलनेवाला,-- रः (पुं०) एक प्राकृत भाषा के वया- 
करण का नाम । 

कौचपक (बि०) एक प्रकार की दरी--कौ० अ० २।११। 

कोज (वि०) [ कुज+ठक्‌ ] कुज अर्थात्‌ मंगल से संबंध 
रखने वाला । 

कौटन्यम[ कुट्रनी-प्यव्य ] कुट्टनी के द्वारा यवत्तियों 
को दुराचरण में प्रवृत्त कराना । ; 

कौण्डिन्यः [ कुण्डिन --- ष्यञणा ] एक ऋषि का नाम | 

कौतुकबत्‌ (अ०) | कुतुक--अण्‌, मतुप्‌ ] जिज्ञासा के 
रूप मे । 

फोथमः . सामवेद की एक शाखा का नाम 2. इस शाखा 
का अनुयायी ब्राह्मण । 

कौमार (वि०) [ कुमार-+-अण्‌ ] ।. मुख्य सृष्टि, मुख्य 
अवतार--स एव प्रथम देवः कौमारं सर्गमास्थित: 
--भाग० १।३।६। सम०--तन्‍्त्रम आयवंद शास्त्र 
का एक अनुभाग जिसमे बच्चों के पालनपोषण का 
वर्णन है,--ब्नतम ब्रह्मचय व्रत घारण करना । 

कोर्णेय: (पं०) ॥. राक्षस 2. वायु 3. शिव 4. अग्नि 
5. तपस्या में संलग्न । 

कौलमार्ग: [ कुल--अण्‌-- मग-घजञा , ष० त० ] कोलों 
का सिद्धान्त । 

कौलालः [ कुलाल--अण्‌ स्वार्थ | कुम्हार । क्‍ 

फोविन्दी [ कुविन्द-| अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] जुलाहे कौ स्त्री । 

फोशिकः [ कुश-| ठझा | गोंद गुग्यूल, बरोजा । 


( १२५९ ) 


कोशीतकी (स्त्री०) अगस्त्य म्‌नि की पत्नी । 

कोषीतकम ) (नप्‌ ०) एक ब्राह्मणग्रन्थ का नाम | 

कोषोतर्कि 

फोस्तुभः [ कुस्तुभ-+-अण | घोड़े की गर्दन पर बालों का 

._गच्छा, अयाल । 

ऋकरट: (पूं०) लवा, चंडल (पक्षी) । 

ऋ्रत्वयं: [ त० स० | यज्ञ के प्रयोजन को पूरा करने के लिए 
साधनभत सामग्री--मं ० सं० ४॥१।२ पर गा० भा०। 

ऋतुफलम्‌ | ष० त० | यज्ञ का फल : 

ऋद (भवा० आ०) . घबरा जाना 2. दुःखी होना 

ऋक्रप (चरा० पर०-- क्रापयति) स्पष्ट रूप से बोलना । 

ऋम:ः [ क्रम-+घव्म |] 3. पग, कदम 2: पर 3. गति 
चाल | सम० --भाविन्‌ (वि०) उत्तरोत्तर, क्रमिक, 
-“-माला,-- रेखा,-- शिखा वेद पाठ करने को नाना 
प्रणालियाँ,-- योगेन (अ०) नियमित ढंग से । 

क्रियमाणक्स [| $-कर्मणि यक -|- शानच, स्वाथ कन्‌ | 
साहित्यिक निबन्ध-- बु० सं० १५ । 


क्रिया [ कृू+श, रिहू आदेश:, इयहू | संरचना, कर्म । 
सम० --अर्थ (वि०) 4. वदिक निषेध जिसके द्वारा 
किसी कतंब्य में लगने का निर्देश किया जाता हैं 
2. किसी कार्य के लिए उपयोगी-- अपि क्रियाथ॑ 
सुलभ समित्कुशम -- कु० ५।३३ , --आर9भ्भः पकाना, 
-तन्त्रम्न चार तन्त्रों में से एक ! 

ऋयधिक्रयिन (वि०) [ क्रयविक्र॑ ---इनि |) जो कम मल्य 
पर वस्तु खरीद कर अधिक मलय पर बंच देता हे 
सोदा करने वाला | 

ऋडनकतया (अ०) | क्रीड --ल्यूट, स्वार्थ कन्‌, तस्य भाव:, 
तल | किसी बात को खेल की वस्तु की भाँति ग्रहण 
करना - भाग० ५॥२६।३२ । 

कफ डा [| क्रीड-|अ-+टाप ] 4. संगीत म॑ एक प्रकार की 
माप 2. खेल का मंदान । सम०--परिच्छद 
खिलौना । 

ऋफ्रोडितम [ क्रीड-+क्त ] खेल । 


“हू म्‌ 2. संबत्सरचक्र में ५९ वाँ वष ('क्रीधन' भी) 

कोदा: [| क्रा---घव्म |४८ मिनट का समय । 

ह_र (वि०) [ कृत-+-रक, धातोः क्र: ] . कठोर, कड़ा 
2. निर्देय 3. ककंशध्वनि-क्ररक्वणत्कछ्ूणानि-म ०वी ० 
११३५ “रस (नपुं०) उग्रता के साथ । सम० 
--चरित (वि०) दारुण, भयानक । 

क्रीडकान्ता (स्त्री०) पृथ्वी, घरती । 

कोडीकू | क्रोड - च्वि|- कृ-- तना० उभ० ] गले लगाना, 
आलिजुन करना । 

ऋरौड़ (विं०) [ क्रोड--अण्‌ | . सूजर से संबंध रखने 
बाला 3. वराह अबतार से सम्बन्ध रखने वाला । 


ऋोदा: 


| क्रधू-घत्म |] . रहस्यपूर्ण अक्षर हम या। 


क्लान्तमनसम (वि०) [ ब० स० ] निढाल, स्फूतिहीन । 

क्लेदित (वि०) | क्लिद--णिच -+कक्‍्त ] मलिन, दूषित । 

क्लिइनस (वि०) [ क्लिश--ना-+शत्‌ | हटाता हुआ, 
दूर करता हुआ--मुद्रा ० ३॥२० । 


क्लिष्ट (वि०) [| क्लिश --क्त ] दुःखदायी, कष्टकर । 


क्लिष्टा (स्त्री०) पातज्जल योगशास्त्र में बताई हुई चित्त- 
वत्ति का एक भंंद । 

क्वाण: | क्वण-[-घञा _] ध्वनि, स्वन । 

क्वथित (वि०) [ क्वथ्‌ +-क्त ] . उबाला हुआ 2. गम, 
--तमं (नप्‌०) मादक शराब । 

क्षण:.-णम्‌ [ क्षण--अच्‌ | निर्णय, सद्भुल्प--गन्तुं भूमि 
कृतक्षणा:--महा ० १॥/६४॥५१ । सम ०--अधम्‌ आधा 
मिनट,--भड्भवादः बौद्धों का एक सिद्धान्त जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु लगातार क्षीण होती रहती हूं, 
-- वीयेम शुभ समय । 

क्षणपाफ: | अलक समास ] एक मिनट में पकी हुई वस्तु । 


क्षताल्वम [ ष० त० ] रुधिर, दोणित | 

क्षति: (स्त्री०) | क्षणर-क्तिन ] मृत्यु, निधन । 

क्षत् (१०) | क्षदू-+तृच्‌ | रक्षक । 

क्षत्रविद्या, (-बेदः ) यद्धकला; यद्धशास्त्र । 

क्षमापनम | क्षमा- ना० धा०, णिच-+ल्‍ल्यूटद | क्षमा 
मांगना । सम०--स्तोन्नम॒ क्षमा मांगते समय स्तुति- 
गान । 

क्षम्य (वि०) [ क्षमा-+य | पृथ्वी में होने वाला, भोमिक, 
पाथिव (वेद० ) । 

क्षारक्षत (व०) | त० स० ] यवक्षार से दुष्प्रभावित । 

क्षाराष्टकम (नपृ०)) आयवंदिक आठ द्रब्यों का संग्रह । 
इसी प्रकार (क्षारबट्क, तथा क्षारपच्चक ) । 

क्षा (स्त्री०) . पृथ्वी, धरती 2. निद्रा, नींद । 

क्षाणम्‌ (नप्‌ृ०) जलना, जला हुआ स्थान । 


क्षामेष्टिन्याय: (पृ०) मीमांसा का एक नियम जिसके 
अनसार निमित्त को दर्शाने वाले हेतुमत्कारण की रचना 
इस प्रकार की जाय जिससे कि इसमें नित्य या अनि- 
वाय॑ परिस्थिति को दूर रक्‍्खा जा सके--मी ० सू० 
६।४।१७-२१ पर शा० भा० । 

क्षयतिथि,, (-अहः) सूर्योदय से न आरम्भ होने वाला 
चान्द्र दिवस । 

क्षयभास: [| ष० त० | ('मलमास: भी) वह मास जिसमें 
दो संक्रान्तियाँ आ पड़े, और जो किसी मंगल या 
धामिक काल के लिए शुभ न माना जाता हो । 

क्षयोपदामः (पुं०) | त० स० ] सक्रिय रहने या होने की 
इच्छा को सवंथा नष्ट करने की जनियों को संकल्पना । 

कितिः [ क्षि--क्तिन ] समृद्वि- क्षिते रोहः: प्रवह: शबइब- 
देखव--महा० १९।७६।१०। सम०--क्षमा धरती की 

भाँति सहनशील-- क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी-- रा ० 


( 


५,-स्परश घरती छना (जैसे कि सथ्यःप्रसृत 
बच्चे ने जन्म लेकर धरती छुई ),--स्पज्ञ पृथ्वी या 
धरती का वासी, भूमि पर रहने वाला । 

कोणता [ क्षि-क्त--तल स्त्रियां टाप ] क्षय, कृशता तथा 
बलहीनता की दशा । 

क्षिप (तु० उभ०) 4. शीघ्रता से चलना 2. मर जाना 
3. (गणित० ) जोड़ना 

क्षिप्त (वि०) [ क्षिप-|क्त ] . फंका गया, बखेरा गया 
2. परित्यक्त 3. उपेक्षित। सम०--उत्तरम एसा 
भाषण जो उत्तर के योग्य न हो,--योनिः नीच जाति 
मे उत्पन्त । 

क्षिप्तिः | क्षिप-+ क्तिन ] रहस्य का भंडाफोड़ (नाटक मं) 

क्षिप्रनश्चचय (वि०) [ ब० स० ] जो शीघ्र ही निश्चय 

र लेता हूँ -आयत्यां गणदोषज्ञस्तदात्त्वे क्षिप्रनिर्वय 

“5 मन ० ७।१७५९ | 

क्षिप्रसन्धि: (प०) एक प्रकार की संधि जो दो सहवर्ती 
स्वरों में से पहले को अधस्वर में बदल कर हो 
सकती ह । 

क्षेपणिक: [ क्षेपण-+ठला ] मललाह, नाविक । 

क्षोर:, (-रम ) [ घस-|- ईरनू, उपधघालोप: धस्य ककार: 
पत्वं च | 4. दूध 2. रस 3. पानी । सम०--उत्तरा 
जमाया हुआ दृूध,-- त्यम्‌ ताज़ा मक्खन,- कुण्डलम्‌ 
दृग्धपात्र--कथा ० ६३।१८८,--न्नतम्‌ प्रतिज्ञा के फल- 
स्वरूप केवल दूध पीकर निर्वाह करना 


खसूचिः (१०, स्त्री०) . तिरस्कारसूचक अभिख्या 
(समासान्त में) जेसा कि वेयाकरणखसूचि: (बुरा 
वैयाकरण--जो अपने ज्ञान को भूल गया) । 

खजिका (स्त्री०) भूख लगाने वाली ओऑषधि । 

'खटकः (१०) [ खटट-+ अच, स्वार्थ कन्‌ ] खाट, आसन । 

खड़: [ खड--गन ] तलवार। सम०-घारा तलवार 

का फला,-- धा राश्नतम अत्यन्त कठिन कार्य , --विद्या 

तलवार बलाने की कला । 

(धि०) [ खण्ड-- घञा ] . टूटा हुआ, फटा हुआ 
2, दूषित-ण्ड:, --ण्डम महाद्वीप, महादेश । सम०» 
-खण्डेन्दुकृतशंख रम्‌ (शिवम्‌ ) 
--वेंदपा ०,-- तालः संगीत शास्त्र में माप । 

' खलण्डनलण्डवाद्यम (नपुं०) हषंकृत एक वेदान्त ज्षास्त्र 
का ग्रन्थ । 

 खण्डिकोपाध्याय: (पूं०) क्षब्ध अध्यापक, उत्तेजित अध्यापक 
--खण्डिकीपाध्याय: शिष्याय चपेटिकां ददाति -पा ० 
१।१।१ पर म० भा"० । 


१२६० 


| क्षीरस्थति (ना० धा० पर०) दूध को इच्छा करनों 


| 


रत 


न मा ॥ माह... धाम 


) 


---क्षी रस्यति माणवक:-- पा० ७।१।५१ पर म०भा० । 

क्ष्‌ (क्या० उभ०) कदना, उछलना (स्वा० पर० भी) 
--क्षेणाति च क्षणीते च क्षणीत्याप्लवनेषपि च | छन्‍्दते 
क्षुन्दते चापि षडाप्लवनवाचिन: - इति भट्टमल्ल: । 
(वि०) [ क्षद-- रक्‌ ]. छोटा 2. सामान्‍य 3. तुच्छ 
4. ऋर 5. गरीब। सम० ताकत पिता का श्राता 
चाचा,-- पद्म लम्बाई नापन का एक गज, - शादल 
चीता । 

क्षुद्रक: [ क्षद्र|- कन ] . जो तिरस्कार करता है 2. एक 
प्रकार का बाण । 

क्षोद: [ क्षर-घज्य ]|. बँद 2. लौंदा, टकडा 3. गोणा । 

क्षुधाशान्तिः / भूख शान्‍्त करना । 

क्षुदशान्ति । 

कुन्द्‌ (म्वा० आ०) कदना (दे० 'क्ष भी) 

क्षरनक्षत्रम (तप ०) जो क्षौरकम, या हजामत बनवाने के 
लिए शभनक्षत्र हो । 

क्षेत्रल्लप्ता (स्त्री०) [ प० त० ] क्रान्तिवृत्त की कला । 

क्षेत्रांशः [ प० त० | क्रान्तिवत्त का अंश या घात । 

क्षेभेन्द्र;: (प०) बृहत्कथामंजरी का प्रणंता एक कर्मीरी 
कवि । 

क्षोद्रक्‍्यम [ क्षद्रक--प्यणा ] सुक्ष्मता । 

क्षौरपव्यम (नपुं०) मज़बृती से बनाया गया भवन । 

क्ष्मावलयः [ ष० त० ] क्षितिज । 


खण्डितन्नत (वि०) [ ब० स० ] जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी हैं । 

खण्डिन (वि०) [ खण्ड--इनि ] एक प्रकार की दाल, 
पीले मंग । 

खण्डोरः (प०) दे० खण्डिन्‌ । 

खतमालः (पं०) 4. धूआओँ 2. बादल । 

खनिका [खन्‌ -+- इन्‌, स्वार्थे कन्‌, स्त्रियां टाप ] पोख र, ताल । 

खरः [ ख-रा+क ]. गधा, खच्चर 2. उदग्न, कठोर 
3, तीक्ष्ण, तेज़ 4. सघन 5. क्रर 6. ६० वर्ष के चक्र 
में पच्चीसवाँ वर्ष ॥। सम०--कण्ड्यनम, बराई को 
और अधिक करना, -गहम तम्बू,--चर्मा (वि०) 
मगरमच्छ, -- वृषभ (वि०) गधा, जडब॒द्धि,--सारम 
लोहा,--स्पन्नं (वि०) गम, प्रचण्ड (आँधी, झक्कड़ ) 
--वायर्वातिख रस्पश: --भाग० १॥१४।१६ । 

खरक (धि०) जिसकी सतह खुरदरी हो ऐसा (मोती) 
>+की० अ० २॥११। 

खरोष्ठोी (स्त्री०) एक प्रकार की वर्णमाला । 


( १२६१ ) 


खज रिक्षा (स्त्री०) एक प्रकार की मिठाई। 

खबरम (नप्‌ृ०) नारियल की गिरी, गोला, खोपा । 

खमंम (नपं०) . रेशम 2. शोय 3. कठोरता । 

ख़र्वेंटः [ खत -- अटन | एक इस प्रकार की बस्ती जो पवत 
की तलहटी या नदी के किनारे बसीं हो और जिसके 
निवासियों का व्यवसाय प्रायः वणशिज्व्यापार हो । 
यह गाँव और नगर के बीच की बस्ती के लक्षणों से 
यक्‍त होती हू ! 

खर्वाट दे० 'खल्वाट- भीमसेन प्रमथितादुर्योधनव रूथिनी 
शिखा खवाटकस्यव कर्णमूलमपागता नाभ०।॥ 

खबित (वि०) [ खवे --इतच्‌ ] जो बोना बन गया हो । 


खर्वेतर (वि०) [ त० स० ] जो नगण्य न हो, जी छोटा 
नहो। 
खलिन (वि०) [ खल-+इनि ] खल से युक्‍त, तलछट 


वाला, - री (पुं०) शिव | 


खलीकृत (वि०) [ खल-+च्वि-- $--क्त ] अपमानित 


-्राह्मणस्तवया खलीकृत:--नाग० ३ । 
खलिश: |] एक प्रकार की मछली । 
खल्लिश: 


| 


गः [ गं-।क ] 4. शिव 2. विष्ण्‌--गः प्रीतोभव: श्रीपत्ति- 
रत्तम:---एकाथ ० 

गगनम | गच्छत्यस्मिन गम-ल्यट, ग आदेश: | ]. आकाश 
अच्तरिक्ष 2. शनन्‍्य 3. स्वर्ग । सम० --रोमन्थ: असड्भ ति 
व्यर्थ पदार्थ, लिहू (वि०) आकाश तक पहुंचने वाला 
>दे० अभ्नेलिह 

गड़ासप्तमी (स्त्री०) वशाख मास के शुक्ल पक्ष का सातवां 
दिन । 

गज: [ गंज-|- अच ] 4. हाथी 2. आठ की सख्या 3. लम्बाई 
नापने का गज 4. एक राक्षस जिसे शिव जी ने मार 
दिया था। सम० - गणिका हथिनी जिसका प्रयोग 
जंगली हाथी को पकड़ने के लिए किया जाता ह - स्व- 
तनवितरणन त॑ं प्रलोमभ्य द्विपमिव वन्यमिहोपनेतुकामा 
सखि गजगणिकेव चेपष्टितांसि--जानकी ० १६।५२, 
-- गौरीबतम भादपद मास में स्त्रियों द्वारा मनाया 
जाने वाला ब्रत, -- निमीलिका किसी वस्तु की ओर 
झठ-म्‌ठ देखना, जानबझ कर न देखना,- पुष्पी एक 
लता का नाम- गजपुष्पीमिमां फुल्लामत्पाटय शुभ- 
छक्षणाम्‌ -- रा० ४॥ १२३९ , -- बन्धः . थूड़ी जिससे 
हाथी बांधा जाता हैं 3. एक प्रकार को संभोग 'मद्रा 
3. जंगली हाथी को पकड़न की प्रकिया नाना० । 


खलल्‍वः (पृ०) फली, बाल । 

खा [ खव -|/ड-+टाप ] 4. पावंती 2. धरती 3. लक्ष्मी 
4. वक्‍तता --खोमा क्ष्मा कमला च गी:-- एकाथ्थे ० । 

सखानपातम्‌ (नप्‌ ०) खाता पीना । 

खानोदक: (प०) नारियल का पेड़ । 

खरशालः (प०) खरशाल देश में उत्पन्न एक उत्तम नस्ल 
का धोड़ा--शालि० ११७ । 

खंखो रक: (पं०) खोखला बाँस | 

खेचरो (स्त्री०) एक प्रकार की योगसिद्धि जिसके द्वारा 
योगी आकाश में उड सके --एवं सख्लीभिरुक्‍्ताहँ खेच- 
रीसिद्धिकोलपा - कथा० २०१०५ । 

खेटः [ खिट--अच, खें अटति--अट--अच्‌ ] ग्राम 
गाँव । 

खोरफः (प०) किसी जानवर के खर में होने वाला 
विशेष रोग । 

हयाति: (स्त्री०) [ रु्या-+क्तिन्‌ ] दशशनशास्त्र का एक 
सिद्धान्त-- विकल्प: रुयातिवांदिनाम--भाग० ११। 
१६।२४ । 


गजिन ( वि ०) [ गज--इनि ] गजारोही, हाथी की सवारी 
करने वाला । 
गड्ड़क: [--गडक, पृषो०]4. तकिया 2. एक प्रकार का 
जलपात्र । 
गणः [ गण-अच | 4. सम ह, सग्रह, सम्‌दाय, रेवड़, लहंडा 
श्रेणी 3. शिव के अनचर, जिनका अधीक्षक गणश 
हूं, उपदेव 4. समाज 5. मण्डल 6. जाति । सम० 
--रत्नमहोदधिः व्याकरणगत गणों पर वर्धमान कृत 
एक ग्रन्थय,---बवल्लभः सेनापति---रा ० २।८१।१२। 
गणनपत्रिका संगणक, जिसमें विशष प्रकार के शोधित अड़ूुरों 
की सारणी दी हुई होती ह--राज ० ६।३६। 
गणितम [ गण्‌--क्त ] व्यवहार - वेत्तमहँति राजेन्द्र स्वा- 
घ्यायगणितं महत्‌ - महा० १२।६२।९। 
गण्यमानम [ गणू-+यक्‌-- शानच्‌ ] किसी रचना या निर्माण 
की सापेक्ष ऊंचाई । 
गण्डः | गण्ड --" अच ] 4. गाल 2. हाथी की कनपटी 3. ब्‌ ल- 
बला 4. फोड़ा, रसौली 5. जोड़, गॉठ। सम०--कप 
यहाड़ की सतह, अधित्यका,--भेद: चो र--गण्डभद- 
दास्या: शील जाननन्‍्नपि--अवि० २ । 
गण्ड्थ: [ गण्ड -|- ऊषन्‌ | एक प्रकार का शराब । 
गत (थि०) [गम्‌ --क्त ] . गया हुआ, बीता हुआ 2. मृत, 


( १२६२ ) 


3. ज्ञात । सम०--आगतभ (गतागतम्‌ ) [ द्व० स० |] 
भूत और भविष्यत्‌ (का वर्णन )--वंशस्पास्थ गता- 
गतम्‌ -- रा० ७।५१।२२,--सनस्क (वि०) मग्त, लीन, 
+- अ्रमः (वि०) जो अपनी थकावट का ध्यान नहीं 
करता है । 

गतिमत्‌ (वि०) [ गति-+-मतुप्‌ ) उपायज्ञ, तरकीब या 
रीति का जानकार महा० १२।२८६।७। 

गत्वर (प्लि०) [ गम्‌ --क्वरप्‌, अननासिकलोप:, तुक च | 
तेज चलने वाला, -त्वरः (पं ०) एक प्रकार का घोड़ा । 

गदः [ गद--अच्‌ ] 4. कृष्ण के भाई का नाम 2. कुबर 
3. शस्त्रास्त्र, हथियार--आयधे धनदे रोगे पुंसि कृष्णा 
नृजंपपि च -नाना० । 

गधिः (स्त्री०) [ गद--इ ] व्याख्यान, वक्‍तृता --एवं गदि 
कमंगतिविसगग: - भाग ० ११॥१२॥१९। 


गन्ध: | गन्ध --अच्‌ ] . गणों में समानता, सम्बन्ध, बन्ध॒ता 
2. गन्धक 3. चन्दन चूरा 4. पड़ोसी । सम ०--हस्तिन 
हाथी जिसकी मघर गन्ध इधर-उघर फंलती है, वह 
गणों में उत्तम हाथी माना जाता हैं । 

गन्धकपेषिका (वि०) [ष० त० ] सेविका जो गन्ध द्रव्य 
और चन्दन पीस कर तैयार करती हैं | 

गन्धि (वि०) | गन्व्‌-|-इ ] केवल नामधारी, बहाना करने 
वाला - सो5पि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातृगन्धिना 
--रा० ७।२४।२९॥। 

गन्धवेतेलम्‌ (नपंं०) [ति० स० ] एरण्ड का तेल । 

ग॒ (गा) न्‍्धार: (प०) ।. संगीत में तीसरा स्वर, एक 
विशंष प्रकार का राग | 

गसनम [ गम्‌--ल्यूट | जानना, समझना - नाझ्ज: स्वरूप- 
गमने प्रभवन्ति भुम्त:---भाग ० ८।७।३४। 

ग्रगंसंहिता (स्त्री०) गगं द्वारा प्रणीत एक ज्योतिष का 
ग्रन्थ । 

गर्जेरम (नपुं०) एक प्रकार का घास । 


गर्भ: | ग+भन | 4. गर्भाशय, पेट 2. भ्रूण, कलल 3. अग्नि 
4. आहार । सम०-ग्राहिका (स्त्री०) धात्री, दाई 
कथा ० ३४, -- न्यास: आधार रखना, नींव डालना 
->भाजनम्‌ नींव का गड़ढा,-- संभव: गर्भाशय से जन्म 
होना । 

गभिका ([ स्त्री० ) किसी प्रकार के मर या संदूषण 
अन्त:प्रवेश । 

गर्भेदष्तः । (वि०) [ सप्तमी अलक समास |] कायर, मन्द- 

गर्भभर $ बद्धि, जड । 

गलछः | गल-)-अच्‌ | . एक प्रकास की मछली 2. एक 
प्रकार की घास । 

गलः (पं०) [ गल--उण | एक प्रकार का रत्न । 

गवामयः (पं०) एक वर्ष तक रहने वाला सत्रयाग । 

गव्य (वि०) [ गो+यत ] गाय से मिलने वाला पदाथ, घी, 


दूध आदि,--व्यम (नतपुं०) गवामयनम्‌ नाम का एक 
श्रौत यज्ञ-'गवामयनं ब्रम:--मं ० सं० ८।१।१८ पर 
शा|० भा० | 

गहन (वि०) [ गह.+ल्यूट ] 4. गहरा, सघन, घिनका 
2. समझने में कठिन 3. ऐसा स्थान जो पार न किया 
जा सके | 

गछ्दरो [ गद्दर+डीप | पृथ्वी । 

गह्दरित (वि०) [ गद्धर+ इतच्‌ | लीन, मग्न-याज्ञ- 
सेन्या वचः श्रत्वा क्ृष्णो गद्वरितोइभवत्‌-महा ० २। 
६८।४५। 

गाड़य (वि०) [ गड्भा+ढक | गड्भ़ा में, गड़ा पर, या 
गड़ा से उत्पन्त होने वाला,--यः भीष्म,--यम्र 
4. सोना 2. मीथा घास '! 


गाढतरम (अ०) . अधिक कस कर, सटा कर 2. अपेक्षा- 
कृत अधिक गहनता से । 

गाढवचस (पं०) [ ब० स० | मंढक | 

गाढावटी (स्त्री०) एक प्रकार की भारतीय शतरज । 

गाणनिक्यस | गणनिक--ध्यकछझा | लेखाकार का कार्य 
--अक्षपटले गाणनिक्याधिकार:--कौ ० अ० २।७ । 

गाण्डो (स्त्री०) गेंडा । 

गात्रचेष्टनम (नतपुं०) आकर्षी संवेदन । 

गात्रिफा (स्त्री०) चोली 

गान्धर्रंकरठा,--विद्या,, संगीत को ललित कला, संगीत का 

-वेद:,--शास्त्रम्‌ सिद्धान्त, संगीतविज्ञान । 

गान्चारों | गान्धारस्थापत्यं इझ | 4. एक प्रकार का 
मादक द्रव्य 2. बाई आँख को शिरा। 

गान्धारीग्राम: (पं०) एक प्रकार का संगीतमान । 


गास्भीयंम [ गम्भीर+ष्यज्ञ ] . मर्यादा 2. उदारता 
3. संतुलन । 

गाजर: (१०) गाजर । 

गाहक्मेभिका: [| गृहकमेधिन -+-ठक | 
गृहस्थ के कतब्य । 

गिर (गिरा) (स्त्री०) | गृ+क्विप्‌ टाप वा ] . बद्धि 

दे० गिर्घधी:--एकाथ ० 2. सुना हुआ ज्ञान- गिरा 

वाउशंसामि तपसा ह्यनन्ती-महा० १।३।५७ (टीका) 

गिरा [ ग--क्विप्‌ टाप्‌ वा ] स्तुति (वेद०) । 

गिरित्र:ः [ गिरि+-त्रलू ] शिव--भाग० ८।६।१५ । 

गिरिधातुः (पुं०) गेरू । 

गिलत्‌ (वि०) [ गिल +शत्‌ ] निगलने वाला- गिलन्त्य 
इव चाड्रानि--भाग० १०१३॥३१ । 

गोतगोविन्दम्‌ (नपु०) जयदेव निर्मित एक गीतिकाव्य । 

गीतबन्धनम्‌ (नपुं०) संगीत के सस्वर पाठ के उपयकत 
एक महाकाव्य । 

गीतमोदिन (प०) किन्नर । 

गीति; | ग+क्तिन | एक गेय साम । 


गहस्थ के धर्म, 


( १२६३ ) 


गुटिकास्त्रमू (नपुं०) '४ के आकार की एक यष्टिका 
जिसके साथ एक डोरी बंधी होती हैँ, इससे पक्षियों 
पर पत्थर के टकड़े फंके जाते हैं इसका नाम है 
“गोफिया 

गूटिकायन्त्रम्‌ (नपूं०) बन्दूक, नलिका । 

गुडः [ गुड-|-अच्‌ | गोली, बटिका--शाज्भ ० १३।१ | 

गणः [ गण-अच ] 4. किसी वस्तु की विशेषता चाहे 
अच्छी हो या बरी 2. घागा, डोरी 3. शरीर के 
(सत्त्व, रज तथा तम) धमें। सम० - कल्पना किसी 
वाक्य का अर्थ करते समय आलड्भारिक भावना का 
सड़्रत करना,--कारः (गणित०) गुणक, गुणा करने 
बाला,---गौरी अपने उत्तम गणों से देदीप्यमान 
महिला--अनृतगिरं गृणगौरि मा कु्ुथा माम--शि० 
--भावः किसी अन्य वस्तु की तुलना में गोण पद 

 >-पराथंता हि गणभाव:--म ० सं० ४।३।१ पर शा० 

भा०,--वादः . गौण अथ्थे को सूचित करने वाली 
उक्ति 2. अन्य तकों का विरोध करने वाली उक्ति, 
--विभाग (वि०) [ ब० स० ] पदाथ के अन्य पह 
लओं में से किसी विशेषता को पृथक्‌ करके दर्शाने 
वाला, - विशेष: विशेष लक्षण, भिन्‍न प्रकार की 
विशेषता, - विद्वयेषा: बाहरी ज्ञानेन्द्रियाँ . मन और 
अहंकार--गुणबिशेषा: बाह्यन्द्रियमनो5ह कटा राइच 
->>सां० का० ३६, - संग्रह: अच्छे गुणों का एक- 
त्रीकरण । 

गदनिगंस: [ ष० त० |] अर्शादि रोग के कारण काँच बाहर 
निकल आना । 

गप्तगहम (नपु ) शयनकक्ष, शयनागार । 

गुप्तथतम्‌ (नप्‌ृ०) [ कम ० स० ] छिपा हुआ धन । 

गमटी (स्त्री०) अवगुण्ठनवती महिला, ब॒क वाली स्त्री । 


गुरु (वि०) [ ग-+-कु, उत्वम्‌ ] [. भारी (विप० लघु) 
2. बड़ा 3. लम्बा 4. कठिन 5. आदरणीय 6. शक्ति- 
शाली,--रः (पुं०) 4. पिता, प्रपिता, पितामह, पृवज 
2. सम्माननीय महापुरुष 3. शिक्षक, अध्यापक 
4. स्वामी 5. बहस्पति । सम ०---उपदेशः 4. अध्यापक 
द्वारा दीक्षा 2. शिक्षकों या बड़ों द्वारा दी गई नसीहत 
--कषण्ठ: मोर,-- कुलम . गृ्‌रु का वासस्थान 
सावास विद्यापीठ जहाँ अध्यापक ओर छात्र मिल कर 
रहे,-- कुलवास: गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करना, 
-गहम . शिक्षक का घर 2. बहस्पति का घर (जन्म- 
पत्रिका में ),-भावः महत्त्व, गरुत्व,--ब्चोध्नः नींबू 
गलगल,---बतिता बड़ों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित 
करना--निवेद्य ग्रवे राज्यं भजिष्य गुरुवतितां--रा ० 
२।११५१९, - श्रुतिः गायत्रीमंत्र - जपमानो गुरु 
श्रुतिम - महा० १२३।३६।६,--स्वम्‌ शिक्षक का घन, 
संपत्ति । 
१५९ 


गलिकः (प्‌ं०) . एक उपग्रह (शनि का पुत्र) जो केरल 
देश में माना जाता है 2. विष से बच्चा तीर 3. दिग्गज 
--गलिको मन्दतनय रसबद्धास्त्रदेशयो:, दिकनागे 
-- नाना० । सम०--कालः प्रतिदिन का वह समय जो 
अशभ माना जाता है । 

ग़लिका (स्त्री०) गोली-- एका5पि गुलिका तत्र नलिका 
यन्त्रनिगंता- शिव ० । 

गल्मः [| गड- मक, डस्य लः ] . यद्धशिविर 2. सनिक- 
तंब्‌। सम०--क्ुष्ठम एक प्रकार का कोढ़ । 

गह्य (वि०) [ गृह -+यत्‌ | . छिपाने के योग्य 2. रहस्य, 
5 हंयम (नपु०) गृप्त स्थान--मथुन सततं धघम्य 
गुह्म चेव समाचरेत्‌ू--महा० १२१९३।१७। सम० 
--विद्या गप्त रूप से - और लोगों से गप्त रख कर 
-गरुमंत्र की दीक्षा देना, अथवा अभ्यास कराना | 


गह (वि०) [गृह +क्त]| . गुप्त, छिपा हुआ 2. आच्छा- 
दित 3. अदृश्य 4. रहस्य, छम्त (नपुं०) एक शब्दा- 
लंकार। सम० - अर्थ (वि०) आन्तर अर्थ रखने 
वाला, - आलेख्यम्‌ कूटलेख,--कौ ० अ० १॥१२ | 

गृत्समदः: (प०) एक वेदिक ऋषि का नाम (इसका 
पुराणों में भी उल्लेख ह ) 

गद्ध (वि०) [ गध्‌--क्त ] इच्छुक, लालायित, उत्सुक, 
किसी वस्तु को अत्यन्त चाहने वाला- गृद्धां वाससि 
संभ्रान्तां - महा ० १।७२।६ । 

गठ्धिन (वि०) [ गृद्धन इन | दे० गृद्ध । 

गद्धय (वि०) [ गध+यत ] जिसे उत्सुकता पृवक बहुत 
चाहा जाय, जिसके लिए प्रबल हालसा की जाय । 

गह (चुरा० आ०) स्वीकार करना, प्राप्त करना, ग्रहण 

करना, लेना, मिलाना, लीन करना । 


गहम्‌ [ ग्रह -+क ] . घर, आवास, भवन 2. पत्नी 
3. गहस्थ जीवन 4. जन्मकुंडली का घर 5. (शतरंज 
आदि खेल का) घर। सम० आरम्भः घर का 
निर्माण, --ईइवरी घर की स्वामिनी, गहिणी,-- चेतस 
-सक्‍त (वि०) अपने घर की याद करने वाला 
जिसका मन अपने घर की ओर ही छगा हो , -- दारुः 
(नपूं०) घर में लगा खम्बा, स्तम्भ--नरपतिबले 
पार्श्वायाते स्थितं गह॒दारुवत्‌--महा ० ४॥३ , --परति 
4. घर का स्वामी 2. गहस्थ 3. गाँव का मखिया 
-“-मच्छ० २,--पिण्डी भौंरा, भूगभ,--पोतकः भवन 
बनाने के लिए संकेतित स्थान,--पोषणम गहस्थ का 
निर्वाह--माजनी . धर को झाड़ से साफ़ करन 
वाली 2. ब॒हारी की मूठ,-- शाथिन्‌ (पं०) कबूतर । 

गहकम [ गह--कन ] घर का बगीचा, बाटिका । 

गह्मय (वि०) [ गह--क्यप्‌ ] . घरेल 2. पालतू 3, प्रस॑- 
लक्ष्य, प्रत्यक्षशेय-- श्वेता० १॥१३, गह्यम्‌ (नपं ०) 
घरेलू काम, गृहस्थ का यज्ञीय अनुष्ठान। सम० 


( १२६४ ) 


--सृत्रम सूत्रों का संकलन जिसमे गह्य यज्ञों के 
विधान का वर्णन हें जसे कि आपस्तम्बगृह्मसूत्र या 
बौधायन गुद्यसूत्र । 

गातुः [ ग-+तुन्‌ |] . गीत 2. गायक 3. मधुमक्खी । 

गायः (वेद०) गीत (समास में प्रयकत होने पर इसका 
अथ हैँ स्तुति के योग्य” स्तुत्यः जैसा कि 'उझ- 
गाय में) । 

गो (पुं०, स्त्री०) [ गम-डो ] . पशु 2. गौ 3. कोई 
भी पदार्थ जो गौ से प्राप्त हो 4. आकाश 5. इन्द्र का 

वज्न 6. प्रकाश, किरण 7. हीरा 8. स्वगें 9. बाण। 

सम० -- ग्रहणम॒ गौएँ पकड़ना, गौएँ चराना,--चर्या 
पश् की भाँति केवल अपना भौतिक सुख खोजना 
-"जिह्लिका काकलूक, काग,---जीव (वि०) गोदुग्घ 
का व्यवसाय करने वाला, घोसी,--पथ: अथवंवेद का 
एक ब्राह्मण, -पर्वतम उस पहाड़ का नाम जहाँ 
पाणिनि ने तपस्या की थी -अरुणा०, उत्त ० २।६८, 
- भण्डीरः एक जल पक्षी, --मध्यमध्य (वि०) छर- 
हरा, पतली कमर वाला,--मृत्रकः वंदूय नामक मणि, 
- मभत्रकम गदायद्ध में पंतराबदरकू चाल--महा० 
९।५८।२३,-- लोभिका सफ़ंद दूब,--वरम्‌ गाय के 
गोबर का चरा,-- विषाणिकः गाय के सींग से निमित 
एक संगीत उपकरण (इसे “श्रृंग भी कहते हूं) 
“महा ० ६।४४।४,--सावित्री गायत्रीमंत्र,-- हरणम्‌ 
दे० 'गोग्रहणम्‌ । 

गोम (चुरा० पर०) गोबर से लीपना, गोबरी फेरना । 

गोमत (वेद०) [गो--मतुप्‌ ] गौओं से समद्ध स्थान । 

गोसयपायसीयन्यायः (पूं०) एक ही स्रोत से उत्पन्न दो 
वस्तुओं के गुणों की भिन्नता-जसे, दूध और गोबर । 

गोसिन | गोम्‌+णिनि | वश्य--गोमिन: कारयत्करम 
”5मेहा० १२।८७।३५ । 

गोजिकाणः (पुृ०) एक प्रकार का घोड़ा (गोजिकण' 
नामक स्थान में पैदा होने के कारण यह नाम पड़ा) । 

गोजी (स्त्री०) नासापठ, नासिका के बीच का पर्दा । 

गोणः [ गण--घतक्म ] बल । 

गोणी | गोण--डीप्‌ | गाय । 

गोलकीडा (स्त्री०) गेंद से खेलना, गेंद का खल । 

गोलदीपिका ज्योतिष के एक ग्रन्थ का नाम । 

गोलशास्त्रम (नपु ०) . भूगोल 2. गणित ज्योतिष । 

गोच्यः मनाक पव॑त । 


गौडपाद: 'अद्वतवाद' पर लिखने वाला प्रसिद्ध लेखक । 
गोडमालबः (पुं०) संगीतशास्त्र के एक राग का नाम । 
गौधारः,-धेयः,-धेरः (पुं०)) गोह (जो प्रायः वक्षों की 
दरारों में पाई जाती है) ! 
गौराड़ूः [ब० स० ]. शिव 2. श्री चैतन्य देव, सन्त ' 
और गायक | 


गौरी [ गौर--डीष |] !. एक नागकन्या 2. एक नदी का 
नाम 3. रात 4. पावंती । सम०- पूजा माघ मास 
के शक्लपक्ष के चौथ दिन मनाया जाने वाला,पव । 

गोह्यक (वि०) [ गृह्मक--अण | गृह्मकों से संबंध रखने 
वाला । 

ग्रन्थि: [ ग्रन्थ इन ] !. पुस्तक का कठिन स्थल -- ग्रन्थ- 
ग्रन्थिं तदा चतक्रे मुनिर्गृढ कुतृहुलातू-महा० १११॥८० 
2, घण्टी, जंग-कथा ० ६५११३५। सम० - बच्च्रकः 
एक प्रकार का फोलाद, इस्पात । 

ग्रन्थिकः [ प्रन्थि --क--क | बाँस का अंकुर । 

ग्रन्थिकम (नप्‌०) . पीपलामूल 2. गग्गुल । 

ग्रासप्रमाणम [ प्रस-- घञा --ग्रासस्य प्रमाणम्‌--५० 
त० | एक ग्रास का माप | 


| ग्रह +अच्‌ ]7. यद्ध की तेयारी 2. अतिथि-यथा 
सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रनं प्रदीयते--महा १३॥१००। 
६। सम०--अग्रेसरः चन्द्रमा,-- कुण्डलिका, -- चक्रम, 
स्थिति: जन्मकुण्डली, किसी भी समय ग्रहों की 
बताई हुई दशा,---गणितम्‌ फलित ज्योतिष का गणित 
भाग,-- ग्रामणी सूय,--चारनिबन्ध: ज्योतिष के एक 
ग्रन्थ का नाम, -- लाघवम्‌ ज्योतिष के एक ग्रन्थ का 
नाम,--स्व॒रः संगीत गान का पहला स्वर । 
ग्रहणीकपाट: [ प० त० ] अतिसार की औषधि । 
ग्राहः | ग्रह - धञा | 4. मृठ 2. लकवा। 
ग्राह्मम्‌ [ग्रह-ण्यत्‌ ] ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संकल्पना का विषय । 
ग्राह्मः | ग्रह+ण्यत्‌ |एक ग्रस्त ग्रह । 
ग्राम: [ ग्रस-| मन, आदन्‍्तादेश: | 4. गाँव, पल्‍ली 2. वंश, 
समुदाय . समच्चय, संग्रह। सम०--फायस्थ 
ग्रामीण लिपिक, --- गह्यकः गांव का बढ़ई,--णीः (पुं०) 
सूर्य के अनुचरों का नेता, उपदेवता,--धर्में: गाँव की 
प्रथा,रीति रिवाज,--धान्यम॒ गाँव में उत्पन्न अन्न 
पुरुष: गांव का मखिया,- विशेष: संगीत का 
विशिष्ट स्वर--स्फुटीभवदुग्रामविशेषम्‌ूछेना--शि ० 
- वद्ध: गाँव का बड़ा बूढ़ा- प्राप्यावन्तीनु दयनकथा- 
कोविदग्रामवद्धान्‌ - मेघ० ३० । 
ग्राम्यवादिन (पंं०) गाँव का आसेघक, गाँव की ओोर से 
बोलने वाला--त सं० २।३।१।३ । 
ग्रामंदकम्‌ (नपु०) चन्दन का एक भंद । 
ग्रीष्म (वि०) [ ग्रस--मनिन ] गम, उष्ण। ग्रीष्म: 
(पुं०) ग्रीष्म ऋतु। सम०--वनम्‌ उपवन या 
वाटिका जो ग्रीष्म ऋतु का विश्वलाम स्थल हो-कथा०» 
१२२।६५,-- हासम्‌ गम्फमय बीज जो ग्रीछ्मत में हवा 
में इधर उघर उड़ते है । 
ग्लपनम [ ग्ल-)- णिच--ल्यट,पक हूस्वश्च | . मर्झाना 
कुम्हलाना 2. विश्राम करना- सान्द्रोद्यानद्र॒माग्रग्लपन- 
पिशुनितात्यन्ततीताभिताप:---रत्ना० ४।१४ । 


ग्रहः 


( १२६५ ) 


ग्लपित (वि०) [ ग्ल-+-णिच्‌--क्त, पुक, हृस्वश्च ] 
. क्‍लान्त, झुलसा हुआ, छितराया हुआ---कि० १४ 


६४, रघु० १६।३८ 2. टुकड़े टुकड़े किया हुआ 
-“लाज़लग्लपितग्रीवा:---रा० ७।७।४७ । 


हक पका 7५ ३० 3 0-23 5-3 


 घटः | घट-+अच्‌ ]. सिर-समाधिभेदे ना शिरः कट- 
कटेष च---मे दिनी ० / महा० १।१५५।३८ <. मिट्टी 
का जलपात्र 3. कुम्भराशि । सम० - उदरः गणेश 
का नाम,--कह्चुकि (नपुं०) तान्त्रिक और शाकक्‍्तों 
की एक रस्म (इसमें विभिन्न महिलाओं की चोलियाँ 
एक घड़े में डाल दी जाती हैँ और फिर उपस्थित 
महानुभावों में से प्रत्यक एक एक चोली निकालता हैं, 
तथा जिस महिला की वह चोली होती हैं, उसके साथ 
उस पुरुष को संभोग करने की अनुमति हूं )--योनिः, 
--भवः, -- जन्मा अगस्त्य मुनि । 

घटा [ घट भावे अड, स्त्रियां टाप | लोहे की प्लेट जिस 
पर आघात करके समय की सूचना दी जाती हूं । 

घटिकामण्डलम्‌ (नपुं०) विषुवद्धत्त । 

घटिकायन्त्रम्‌ (नपु ०) घंटा । 

घटीयन्त्रम (नपु०) . रहट, पानी निकालने का यन्त्र 
2, अतिसार--भाव० ७।१६।२४ । 

घटटित (वि०) [ घट्ट +क्त ] १. मण्डयक्त, करूफदार 

भींचा 


“पंञज्च० ६।३ ४. दबाया हुआ, हुआ, 
पीसा हुआ । 

घण्टाकर्ण: (पुं०) . शिव का एक गण 2. एक राक्षस 
का नाम । 


घणष्टारव: (पुं०)) [ष० त० ] . घण्टे की आवाज - को- 
दण्डघण्टारव:--हन ० 2. सण की एक जाति --घण्टा- 
रवः शणसुमे घण्टानादे'**** “नाना ० । 

घण्टिका (स्त्री०) [ षरण्ट--ण्वुल, इत्वम्‌ | काग, काकल, 
उपजिद्दा । 

घणष्टाल: | घण्ट--- आलच्‌ ] हाथी -सूृक्ति० ५६६ । 

घण्टिक: | घण्ट+ठऊा | घड़ियाल, मगरमच्छ । 

घन (वि०) | हन्‌ मूता अप, घनादेशशवच | . सघन, 
दृढ़, ठोस 2. मोटा, सटा हुआ 3. पूर्ण विकसित 
4. गहस 5. निर्वाघ 6. स्थायी 7. पूर्ण.--- घनः (पुं०) 
. बादल 2. लोहे की गंदा 3. शरीर 4. सम॒च्चय 
5. वेद का सस्वर पाठविशेष, घतम (नपुं०) 4. घंटा, 
जंग 2. लोहा 3. खाल, वलकल। सम०--ऊरू 
मोटी जंघाओं से यक्त महिला - कुरु घनोरु पदानि 

. शर्नें: श्न:--वेणी० २।२०,--क्षम (वि०) हथोड़े 

के आघात के उपयुक्त--भाव० ६।२६।५३,--मानम्‌ 
किसी रचना या निर्माण का बाहरी माप,--संवत्तिः 

कड़ी गोपनीयता । 


ज्् 


घनता, | | घन--तल--त्व | 4. सघनता, सटा होना 

घनत्वम्‌ _|2. दृढ़ता, ठोसपना । 

घघरः (प०) [घृ+यझू--लुक-+-अच्‌ ] मन्दिर का एक 
विशेष प्रकार का निर्माण । 

धर्म (वि०) [घृ+मक्‌, नि० गुण: ] गर्म,--मः (पं०) 
. गर्मी 2. ग्रीष्म ऋतु 3. पसीना 4. प्रवर्ग्य॑ संस्कार 
5. एक देवता का नाम--धर्म: स्यादातपे ग्रोष्मे 
प्रवग्य देवतान्तरे। सम०--जातिः पसीने से उत्पन्न 
जीव, दे० 'स्वेदज । 

घषंणालः [ घषंण---आलच्‌ ] पीसने वाला, बद्रा, लोढी । 

घाटणम्‌ [ घट -+णिच्‌ -- ल्यूट्‌ | चटखनी, कुंडा । 

घातः | हन्‌ -- णिच्‌ -- घञ्ा ]) हण्टर लगाना कोशाधिष्ठि- 
तस्य कोशावच्छदे घात:--कौ० अ० २।॥५। सम० 
“हैच्छम्‌ (नपु०) एक प्रकार का मत्ररोग, दिवसः 
अशुभ दिन, जन्मनक्षत्र से सातवाँ नक्षत्र । 

घुणक्षत, [घृुण--क्-घुण-+-क्षण (अद्‌) (मुज्‌)--क्त] 

बा। 'कीड से खाया हुआ, घृण लगा हआ- श्री निर्मित 

घुणभुकत | -प्राप्तघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यमर्लं ममार्ज-शि० 
२।५८ । द 

घुमघुमित (वि०) [ घुमघुम---इतच्‌ | सुगन्धित, सुरभित, 
खुशबदार । 

धुष्टाप्षम्‌ (नपु०) ढिढोरा पीट कर सबको अन्नदान 
करना मन्‌० ४॥२०९ | 

ते (वि०) [ घृ+कक्‍त |) . छिड़का हुआ 2. चमकीला, 

-तम्‌ (नपुं०) 4. घी 2. मक्खन 3. शराब - मधघ- 
च्यूतो घृतपृक्ता - महा० १।॥९२।१५। सम० --अक्त 
(वि०) घी से चुपड़ा हुआ, घीसे यकक्‍त,--गन्ध: 
घोड़ों का, एक भेद जिसमें घी की सुगन्ध आती हें, 
“प्राश:, - प्राशनम्‌ घी पीना  प्छत (वि०) धी से 
चुपड़ा हुआ,--हेतु: मक्खन । 

घृणा [ घ--नक | शर्म की भावना । 

घुणिन | घृण-- इनि ] लज्जाल, शर्मीला । 

घोणा [ धुण-अच्‌-+टाप्‌ | . (उल्लू की) चोंच 2. (रथ 
में) पहिये की नाभि ॥ 

घोषः [ घुष्‌+घज्त ] सस्वर पाठ, मन्त्रोज्चारण--शुश्राव 
ब्रह्मघोषांशच विरात्रे ब्रह्मरक्षाम रा० ५१ सम० 
ऊःयात्रा सामूहिक रूप से गोपालों के स्थान पर 
जाना, सामूहिक तीर्थ यात्रा, वर्ण घोष प्रयत्न वाला 
अक्षर, स्वन युक्त या निनादी अक्षरः, बद्ध: ग्रामीण 


( १२६६ ) 


रवाले--हैयड्भवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितानू--रघु० 
१।४५ । 

प्रंस, ध्रंसः (वेद०) [ प्रंस्‌ +क्विपू, अच वा ] सूर्य की 
गर्मी, चिलचिलाती धूप । 


चचं 


चको रदश,--अक्ष (घि०) [ ब० स० ] चकोर जसी आँखों 
वाला, सुन्दर आँखों वाला--अनुवकार चकोरदुशां 
यतः -- शि० ६।४८। 

चक्रम [ क्रियते अनेन, कृ घज्मर्थे क, नि० द्वित्वम्‌ |] . गाड़ी 
का पहिया 2. कुम्हार का चाक 3. गोल तीक्षण अस्त्र 
4. तेल का कोल्‍ल्ह 5. वृत्त । सम०--अरः, --अरम्‌ 
पहिय का अरा, --अद्मन एक प्रकार का पत्थर फंकन 
का यंत्र--ईश्वरी जनियों की विद्या देवी, सरस्वती 
-- गनः गरजता हुआ बादलर,--बर्मनू कश्मीर के एक 
राजा का नाम - राज० ५।२८७। 

चक्षष्यम [ चक्षप--यत्‌ | आँखों के लिए मल्हम । 

चडुचर्यमाण (वि०) अशिष्टता पूव॑क अंगविक्षप करने वाला 
अइलो ल इंगित करने वाला--भट्टि० ४।१९। 

चटकामुख: [ ब० स० ] एक विशेष प्रकार का बाण । 

चटुलयू (ना० धा० पर०) इधर-उधर घूमना--चज्चूपुट 
चटलयन्ति चिर॑ं चकोरा:--भामि० ८९।९९। 


चतुर, (सं० वि०) [ चत्‌+उरन्‌ | (रचना म॑ “'चतुर्‌ का 
“र' बदल कर विसगे यास हो जाता ह ) 
चार । सम० - अज्िकः (चतुराड्रिक:) एक घोड़ा 
जिसके मस्तक पर बालों के चार घूंघर लहराते हों, 
--काष्ठम (चतुष्काष्ठम्‌) (अ०) चारों दिश्ञाओं में, 
--चित्य: (चतुश्चित्य:) उभरी हुई वर्गाकार बनी 
चौंतरी--महा० १४।८४।३२,--पादम्‌ (चतुष्पादम ) 
धनविज्ञान जिसमें चार (ग्रहण, घारण, प्रयोग और 
प्रतिकार) भाग होते हैं,- मेघः (चतुमंध:) जिसने 
चार बड़े यज्ञों -अश्वमेघ, पुरुषमेघ, पितुमेष और 
सवमेध - का अनुष्ठान सम्पन्न कर लिया है, -- सनः 
( चतुस्सन:) सनक, सनन्‍दन, सनातन और सनत्कुमार 
नाम के चारों रूप धारण करने वाला विष्णु । 

चतुष्क (वि०) [ चतुरवयवं चत्वारोध्वयवा यस्य वा कन्‌ ] 
. चार को संख्या से यक्‍त, - ष्कम्‌ चार पायों वाला 
स्ट्ल, चोकी । ४ 

चन्दतपक्ु: [ प० त० ] चन्दन का लेपज"हुताशनश्चन्दनः 
पड्ुूशीतल:--भोज० । 

(वि०) [ चन्द्र +णिच्‌ +- रक्‌ ] . चमकीला; उज्ज्वरू 

देदीप्यमान 2. सुन्दर,--लाः (पुं०) . चन्द्रमा, चाँद 


प्राण (वि०) [ ध्रा+-क्त ] सूंघा हुआ,-णः,--णम 


. गन्ध 2. गन्ध आना 3. नाक। स०--पुठः नथुना 
- स्कम्द: नाक बजाना, सिनकना । 


2. कपूर 3. मोर की पूंछ का चन्दा 4. पानी। सम०» 
- कला एक प्रकार का ढोल,-- कुल्या एक नदी का 
ताम,--पश्रज्ञप्ति: (स्त्री०) जनियों क। छठा उपाड् 
-- प्रासाद: चबतरा, खली छत। 

चन्द्रटः (१०) आयुव॑द विषय पर प्राचीन ग्रन्थकर्ता -सुश्रत 
भूमिका । 

चन्द्रा ( स्त्री० ) गाय. मी० सू० १०।३।४९ पर शा० 
भा०। 

चपेटो (स्त्री०) भाद्रपद मास के शकक्‍लूपक्ष का छठा दिन । 

चमकसुक्तम (नपुं०) वेद का एक सूक्‍त जिसके प्रत्यक 
मन्त्र मे 'च मे को आवृत्ति की जाती है । 

चमसो:द्रंदः (१०) एक तीथस्थान जहाँ से सरस्वती नदी 
निकलती ह । ह 

चम्पा (स्त्रो०) अड्भदेश की राजधानी 
भागलपुर ) । 

चयाट्ट: (१०) वप्र, बुज--चयाट्रमस्तकन्यस्तनालायन्त्रस्‌ 
दुगं मे-- शिव ० ९॥५१ । 


चरः | चर-+-अच्‌ ] वाय, हवा-क्वाहं तमोमहदहंख- 
चराग्निवार्भ संवेष्टिताण्डघटसप्तवित स्तिकाय:--भाग ० 
१०।१४।११। सम०- गहम्‌ मेष, कक, तुला और 
मकर के घर । 

चरकः (पु०) भारतीय आयदवेंद का एक प्रवतंक तथा 
चरकसंहिता का लेखक । 

चरणम्‌ [ चर-ल्‍ल्यूट्‌ ] . ब्रह्मचयं के कड़े नियमों को 
पालन करने वाला अध्यंता--महा० ५।३०॥७ 2. पर। 

समरठः-5उपचधानम्‌ प्रायदान, - व्य हः एक ग्रन्थ जिसमें 

वेद को शाखाओं का वर्णन है । 

चच्‌रम्‌ (नपुं०) दाँतों के कटकटाने का शब्द-मिश्रं 
दधदशनचच रशब्दमइवः--शि ० ५५८ । 


चपंट: [ चुप्‌ +अटन्‌ ] चीवर, चिथड़ा । 
चमम्ण: (१०) (वेद० ) चमड़े का कवच धारण करनवाला 
योद्धा -चमंम्णा अभितों जनाः--ऋक ० ८॥५॥३८ । 
चमरज़ूःः (१० ब० व०) मध्य भारत की एक जाति 
 >-बु० सं० १४ । 
चलूदहूः [ चलत्‌-+-अज्भू ] एक प्रकार की मछली । 
चलद्विबः (पुं०) कोकिला, भारतीय कोयल। 


(वतमान 


( १२६७ ) 


चाक्षुष्यम्‌ [ चाक्षुपू+यत्‌ ] एक प्रकार का आँखों का 

अंजन । 

चातुरः: [ चतुर एवं, स्वार्थ अणू ] एक छोटा गावदुम 
तकिया । 

चातुरन्त (वि०) [ चतुरनन्‍्त--अण ] चारों समद्रों तक 
समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने वाला । 

चातुरोकः [चातुरी कप ] . हंस 2. एक प्रकार की बत्तख 
-कलहंसे च कारण्ड चातुरीक: पुमानयम--नाना० । 

चार: [ चर एव, अण | 4. गति, चाल, भ्रमण 2. पंदल 
सर करना 3. कारागार 4. हथकड़ी बेडी 5. पीपलो 
का वृक्ष, प्रियाल का पेड़ । 

चार्या (स्त्री०) 4. पथ, मार्ग आठ हाथ चौड़ी सड़क 
>+कौ० अ० १॥३ । 

चार्वाक: [ चार: लोकसंमतं वाकोवाक्यं यस्य--पृषों० | 
दशनशास्त्र की चार्वाक शाखा का अनुयायी । 

खिकित्सा [ कित्‌ ---सन्‌ + अ, . स्त्रियां टाप ] दण्ड--प्रम- 
त्तस्य ते करोमि चिकित्सा दण्डपाणिरिव जनताया 
--भाग ० ५।१०।७ । 

चिकित्सु (वि०) [ कित-+-सन्‌+उ ] बद्धिमान्‌ चालाक 
>:अथ० १०।१।१ । 

चिञज्चाम्लम्‌ [ ष० त० ] इमलो से तंयार किया गया जूष 
या झोलछ । 

चित्तम [ वित+क्त | 4. हृदय, मन 2. ज्ञान--चिक्तं 


चित्तोंदुर्पांगम्य मुनिरासीत संयतः । यच्चित्त तन्मयो 


वदयं गह्मम्रतत्सनातनम-> महा ० १४।५१।२७ । सम० 
--अपित (वि०) दिल में प्ररक्षित चित्तापितनंषधे- 
इवरा--नंषघ०  ९॥३१,-- नाय: हृदय का स्वामी 
>वित्तनाथमभिशड्धितवत्या --शि० १०।२८ । 
चित्ति: (स्त्री०) [ चित्‌--क्तिन्‌ ] . मानसिक अवस्था 


३।२६३॥।१० 2. ज्ञानेन्द्रिय - य॑. चेकितानमन्‌वितय 
उच्चकन्ति--भाग ० ६।१६।४८ 3. संघ्यान, मनन 
चित्ति: श्रक चित्तमाज्यमू--त० आ० ३।१ । 

चित्य (वि०) [ चिता-यत्‌ ] चिता से संबंध रखने 
वाला - चित्तमाल्या ज्ूरागश्च आयसाभरणो5भवत्‌- 
रा० ६।५८।११ | 

चित्रम [ चित्र+-अचू, चि+प्ट्रनू वा ] कमल का फल 
“मड्ुले तिलके हेम्नि पद्म नपुंसकम्‌-- नाना० । 

चिन्तामणि: (१०) एक प्रकार का घोड़ा जिसको गदन पर 
बालों का बड़ा घूघर हो । 

चीचीकची (स्त्री०)) अन॒करणमुलक शब्द जो पक्षियों के 
कलरव को प्रकट करता है । 

चोनदारु: (१०) द[रचीनी । 

चोरल्लि: (प०) एक प्रकार की बड़ी मछली । 

चोरो (स्त्री०)) [ चीरि--डीप्‌ | झींगर, (“चोरोबाकः' 
भी ) इसी अथ म प्रयुक्त होता हूं । 

चोदना [ चुद +युच+टाप्‌ | (पूववेमीमांसा मे) “अपूर्व 
नामक श्रेणी--चोदनेत्यपूर्व बत्रूम:-- मौ० सू० ७।१।७ 
पर शा० भा०॥ 

चुमचुमायनम्‌ (नप्‌०) किसी घातर में खुजछाहट होना 
-- सुश्नत० १/४२॥११ | 

चमरि: (पुं०) एक राक्षस का नाम । 

चेरिका जुलाहों की एक उपनगरी--तदेव चेरिका प्रोक्‍्ता 
नागरी तन्तुवायभ:--कामिकाग्म २०१५।६६, मान० 
१०।८५--८८ | 

चेत्याग्नि: [ ष० त० | पुनीत अग्नि, यज्ञीय अग्नि--पञ्च ० 
१।६ | 


| चौणंय (वि०) [ चूर्णा+ढक ] केरल प्रदेश के पास 


'र्णा नामक नदी से प्राप्त मोती - कौो० अ० २।११। 


--आक्तीनां च चित्तीनां प्रवतंक नतास्मि ते--महा ० | च्यवनः (पुं०) [च्य--णिच्‌ --ल्यूट] एक ऋषधि का नाम । 


छन्नीकू (छत्र+च्वि+तना० उभ०) छत्री की भाँति 
. प्रयक्‍त करना । 
छनन्‍्दस्‌ (नपुं० ) |छन्दयति-छन्द्‌ +-असुन्‌ | एक पवें, त्योहार 


--वेदे वाक्य वृत्तभेदे उत्सवेषपि नपंसकम --नाना०। 
छम्बद्भारम (अ०) विकरलू कराने के लिए, जिससे कि ग ० 
 छेदनम्‌ [ छिद-- ल्यट्‌ ] आयुवद में एक प्रकार की शल्य- 


सफलता न मिले -- कथा ० १२।४। 


छम्बटकर (वि०) [ छम्बट--कृ--अच्‌ ] नष्ट भ्रष्ट करन . 

वाला, - करो (स्त्री०)--एपा घोरतमा सन्ध्या लोक- , 
 छरितम [ छर्‌ --क्त ] काट, खरोंच । 
| छुरिका ( स्त्री०) बॉस गाय । 


छम्ब (म्फ) ट्गरी प्रभो -भाग० ३।१८।२६। 
छम्बदकार: [| छम्बट-- क -घञ्म ] नाश, ध्वंस, विनाश 
छल: [ छल--अच ] एक प्रकार का झगड़ा जिसमे असं- 

गत तकों का प्रयोग किया जाय । 


छाया [ छो-+-ब-+टाप्‌ ] प्राकृत मूल पाठ का संस्कृत 
भाषान्तर । 

छिद्रम [ छिद--रक्‌ ] ॥. प्रभाग -भूमिछिद्रविधानम्‌ 
ज-को० अ० २॥२ 2. स्थान - भाग० ६॥२६।३४ 
3. आकाश, अन्तरिक्ष --भाग ० १२।४।३० । 


प्रक्रिया । 
छुब्छू: (१०) एक प्रकार का जन्तु-ब॒० सं० ८६।३७ । 


छला (फंला) भवन के आधारगते में बना वज्रकोष्ठ य। 
तहखाना--कामिकागम ० ३१।७४ । 


( 


जंगंदगर: | ष० त० ) श्री शकराचाय का नाम । 

जगच्चन्द्रिका (स्त्री०) ब्रह्मसंहिता पर भटद्दोत्पछकृत एक 
टोका । 

जगच्चित्रम॒(नपुृ०) विश्व का एक आइचर्य --पच्येदानी 
जगच्चित्रमू-रा ० ७!३४।९ | 

जगतीपति: [ ष० त० ] शासक, राजा 
जगतीपतीनाम्‌ कि० ३।१८ । 

जहूघापय: (पुं०) पगडण्डी । 

जड्घावलम्‌ [ ष० त०. | दम दबा कर भागता । 

जटापाठ: (प्‌०) वेद मन्त्रों के म्लपाठ को सस्वर पढ़भे 
की एक रोति | 

जटाबल्लभ: (प०) 'जटापाठ' की प्रणाली से वेदपाठ करने 

में प्रवीण विद्वान पुरुष । 

| जन+अच ] . प्राणबारी, जीव 2. मनुष्य 

3. एक व्यक्ति 4. राप्ट, जाति । सम० --आश्षय 

विष्णकृण्डी वंश के राजा की उपाधि, जिसे ज्ञानाश्रयी 

छनन्‍्दोविचिति का प्रणेता समझा जाता है, -- जल्प: 

लोकोक्ति, कहावत, किवदन्ती, मार: महामारी । 


जनंसह (वि०) लोगों का दमन करने वाला -सत्रासाहो 
जनभक्षों जनंसह--ऋक ० २।२१॥३ | 

जपत (वि०) [ जप्‌ू+शत् | सन्‍्यासी (साधारणत “जपतां 
वरः प्रयोग प्रचलित ) । 

जम्बमालिन्‌ (१०) रावण की सेना के एक राक्षस का 
नाम । 

जम्भसाघक (वि०) आयवंद का ज्ञान रखने वाठा--इति 
ते कथयन्ति सम ब्राह्मणा जन्मसाथधका: - -महा ० ५। 
६४।२० । 

जम्भक:ः [ जम+ण्वल, नम | 4. द्रीही, विश्वासधाती 
-- साध भो जम्भक साध--दूत० 2. औषधोपचार 
 ५।६४।१६ । 

जयन्तिः (स्त्री०) तराजू की डण्डी | 

जरभेरि (वि०) (वेद०) सहारा देने वाला --सृण्यंव जभेरी 
तुफरी तु - ऋक्‌ू० १०११०६।६ । 

जलम | जल -|-अच |] . पानी 2. सुगंधयक्त ओषघ का 
पौधा 3. गाय का भ्रूण । सम ०--आगम:ः वर्षा ऋतु 
- प्रषातः झ रना, - शकरा ओला, करका,--स्राव 
आँख का एक रोग । 

जतलाषमेषज (वि०) [ब० स॒० ] उपचारक ओषधियाँ 
रखने वाला--रुद्रं जलाबभेषजम्‌--ऋक्‌० १॥४३।४। 

जवस (नपुं०) [ जब्‌+-असुन ) (वेद०) गति, चाह 

ही घ्रता, पयोभिजेंन्य अपां जवांसि-ऋक ० ४॥२१।८ | 

जातफलक्रम (नपं०) जन्मकुंडली, जन्मपत्रिका | 

जातिक्षयः [ १५० त० ] जन्म का अन्त, जन्म से मक्ति 
“-जू० चं० ९।३४। 


त्रिःसप्तकृत्वो 


जनः 


१२६८ ) 


ज्ञ 


जातिगदिः (स्त्री०) | जाति-+गृध -|-क्तिन्‌ ) जन्म लेना 
-- जातिगृद्धयाभिपन्ना: -- महा ० ५१६०।९ । 

जातूभमंन्‌ (वेद०) (वि०) सदव पोषण करने वारा--स 
जातूभर्मा श्रद्घान ओज:--ऋक्‌ ० १॥१०३॥ ३ । 

जानराज्यम्‌ | जनराज-ध्यज | प्रभुसत्ता-वाज ० ९।४० । 

जानश्वति: (१०) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वणित एक राजा 
का नाम । 

जामदग्न्य: [ जमदरिन -+-अण्‌ ] १रश्राम । 

जामात्बन्धकम्‌ (नपुं०) स्त्रीपन, दहैज । 

जारणम्‌ [ जृ+ णिच्‌+ल्युट ] . क्षीण करना 2. धातुओं 
पर जारेय की पत॑ चढ़ाना । 

ज्ञारूथ्य (वि०) 4. स्तुति के योग्य - निरगंछानू सजारू- 
थ्यान - महा० ९।४९।३ 2. जिसमे तीन बार दक्षिणा 
दी जाय जारूथ्यान त्रिगणदक्षिणानित्यर्जनमिश्र 
-“महा० ३॥२९१।७० पर टीका 3. आमिषोपहार 
में समद्ध । 

जारूकम्‌ (नपं० ) एक प्रकार का वक्ष -- भाग० ८।२।१९। 

जालोरः (पूं०) कश्मीर में एक अग्रहा र--विहा रमग्रहारं 
च्‌ जालोराख्य च निम॑भे - राज० १९८ । 

जयः [ जि +अच ] . महाभारत का एक विशेषण--देवीं 
सरस्वती व्यास तती जयमृदीरयंत्‌-- महा० १।१।१ 
2. जयजयकारों से पूर्ण विजय - जयेन वर्धेयित्वा च 

रा० ७॥२३।३। सम०-- (अजय ) 5-जयाजयो 

(- अपजयो ) जीत तथा हार, - गत (वि० ) जीतने 
वाला, विजयो - उकतविप रीतलक्षणसंपत्नो जयगतो 
विनिदिष्ट: - बु० नं० १७।१० । 

जितहस्त (वि०). [ ब० स० ) जिसने अपने हाथ को 
अम्यस्त कर लिया हूँ । 

जित्यः | जि-|- क्यप ] एक उपकरण जिसके द्वारा जते हए 

'.. खत को समस्तर किया जाता है । 

जिह्लिकाः (ब० व०) एक राष्ट्र का नाम--महा० ६ 
५१९, | 

जिह्य तर (वि०) [ त० स० ] जो आलहसी न हो--जिह्े 
तरब्रह्म तदप्यवाप्यक्त नं० ३॥६३ । 

जिहितत (वि०) [ जिह्य-+ इतच्‌ ] १. व्याकुल - परिश्रम 
जिहितेक्षणम्‌ - कि० १०।१० 2. टेढ़ा बनाया हुआ 
झुका हुआ (जसा कि 'जिहागति' में) । 


भा... आवाज मोह बुनननानान 3 न ततपागागता...- “मूह-ना----॥ नीम जम शकक ०२४ गाहन.. फरार डक हि आम अमिलीज मम 
मान्य नगाइ--- मूह... ता---म रमन मूहइनमूझइ---- न गगक-नगनंन" > गााुकक..... रा बू.----ना*नायाााा नया". मा... "मूक... लावा “मा... आरा कक 


जोमतप्रभ: [ ब० स० ]) एक प्रकार का रत्न--कौ० 
आअ० २।११। 

जीवकोश: (१०) सूक्ष्म शरीर, लिड्रशरीर भाग० 
१०।८२९।४८ | 


जीवन्तिका (स्त्री०) [ जीव्‌+दात--छीप, कम्‌, हुस्वक््य 
. सद्योजात शित्षओं की देखभाल करने वाली देवी 
2. एक पोध का नाम । 


| 


जोविका (स्त्री०) [ जीव--अकन्‌, अत इत्वम्‌ ] ज़िन्दगी 
- -कृपणा वर्तयिष्यामि कर्थ क्रषणजीविका -- रा० २। 
२०|४७। 

अकुटम (नपुं०) सफ़ेद बेंगन का पीधा । 

ज गप्सितम | गूपू+सन्‌-क्त | घणित काय, अहचिकर 
कृत्य --कमेजगप्सितेन - भाग ० १॥७।४२ । 

ब्य (वेद०) (वि०) [ जू+ये | पुराना--ऋक ६।२।७। 

जोषवाकः (पं०) निरर्थक बात करना- जोषवाक वदत 
--करक० ६।५९।४ । 

जतिः (स्त्री०) [ जू-- क्तिन्‌ | मन का संकेन्द्री क रण-एंत ० 
उ० 4१२ । 

ज॑मिनि: (पुं०) एक प्रसिद्ध मुनि जो दशन शास्त्र की 
परव॑मीमांसा के प्रवतेक थे। सम०--भागवतम्‌ भाग- 
वत का आध्‌निक संस्क रण, --भारतम्‌ महाभारत 
का आधनिक संस्करण,--शाखा सामवंद की एक 
शाखा,--सृत्रम्‌ एक ग्रन्थ का नाम । 

जमिनोय (वि०) [ जमिनि-+-छ ] जमिनी द्वारा रचित, 
या उनसे संबद्ध । 

जयट:ः (पुं०) कयट के पिता का नाम | 

जोन्ताला (स्त्री०) जौ । 

जोषम्‌ (अ० ) [ जप्‌--घजञ्म ) चुपचाप, जैसा कि (जोप- 
मास्व --चप रहो) में । 

जोष्य (वि) [ जूष्‌-प्यत्‌ | प्रिय, स्नहाह । 

झंमन्‍य (वि०) अपन आप को बद्धिमान्‌ समझने वाला । 


शातान्वयः (१०) प्रसिद्ध कुल मे॑ उत्पन्न त्पन्न होने वाला पुत्र । ' 


जातिचेलम्‌ (नपुं०) नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति-- विभिन्न- 
कर्माशयवाक कुले नो मा ज्ञातिचेल भवि कस्यचित 
भूत- भट्टठि० १२।७८ । 

ज्ञातिप्रायः (पृं०) संबन्धियों के लिए आहार, जातिभोजन 
--भ्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयंत्‌-- मन० 
२।२६४ । 

ज्ञानन [ ज्ञा--ल्यद | जानकारी का साधन-मं ० सं० 
१।१।५ 2. सम्मति-- बलदेवस्य वाक्य तु मम ज्ञान न 
यज्यते--महा ० ५॥१४।३ । सम० - अभ्नि: ज्ञान की 
आग - ज्ञानाग्तिः सर््कर्माणि भस्मसात्कुसरुतेश्जुन 
ऊू-भेग० ४।३७,-घनः (प्‌ 


| 


जा “बी “माइक वात काव्य 


"मा मु ५. न +-+--महीशााा. "था. नानक 


सका. बजकर ल कक पूइन्तपूर- 


) शुद्धज्ञान, केवलज्ञान : 


---निरविशेषाय साम्याय नमो ज्ञाघनाय व भाग० 


हि जल अब >>. 


झसटड्झानिल: 
ओलों का पड़ना । 
झम्प:, भम्पा [ झम-+प, स्त्रियां ठापू | 4. उछलू-कद 


2. मछली । सम० - अशिन (१०) मत्य्याद, मछली 


(प०) ओलों की बौछार, आँधी के साथ 


2॥ 
ल्‍ 


१२६९ ) 


८।३।१२,--पूर्व (बि०) खूब सोचा हुआ, पहले से 
पूरी जानकारी प्राप्त किए हुए, - वद्ध (वि० ) ज्ञान 
या जानकारों मं बड़ा-बूढ़ा । 

ज्ञानिन (वि०) [ ज्ञान--इनि | बद्धिमान, समझदार, 
-- [पुं०) बुध ग्रह- ज्ञात्ी सर्वेज्सोम्ययो:-- नाना० । 

ज्मन्‌ (4०) पथ्वी पर, धरती पर (केवल अधि० में 
प्रयोग) -- अभिकरत्वन्द्र भ्रधज्मन-ऋक० ७।२१।६ । 

ज्या [| ज्या+अभरू-+-टाप्‌ ] . एक प्रकार की लकड़ी की 
सोटी 2. सेना का पष्ठढभाग--ज्या भूमिमोन्यों 
शम्यायां वाहिन्या: पृष्ठभागके -- नाना० । 

ज्यष्ठः [ वृद्ध ( प्रशस्य )-|-इष्ठन, ज्यादेश: | 4. सबसे 
बड़ा 2. सर्वोत्तिम 3. उच्चतम,--(प०) एक चांद्र 
मास का नाम। सम०--राजू (प०) प्रभुसत्ता 
संपन्न राजा--ज्यष्ठ राज ब्रह्मणां ब्रह्म णस्पति -- ऋक ० 
२।२२।१,-- सामन्‌ एक विशेष साम । 

ज्यष्ठा (स्त्री०) 4. लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन वारुणी 

एक देवी का नाम । 

ज्योक (अ०) (वेद०) चिरकाल तक, दीर्ध समय तक 
“5ज्योक्‌ च सूर्य दश -ऋक० १।२३)२१। 

ज्योग्जीवनम (नप्‌ृ०) दीघंकाल तक जीना, हरुम्बी आयु 
होना । 

ज्योतिस (नपु०) [ दत्‌ - इसुन, आदेद॑स्य ज: | 4. प्रकाश, 
कान्ति, आभा, चमक 2. बिजली 3. गाय-मी ० सृ्‌ ० 
१०।३।४९ पर द।]० भा० । 

ज्वरः [ ज्वर्‌---थ | 4. ताप, बख़ार 2. मानसिक ताप | 
सम०- अन्तकः शिव का विशेष रूप,--अरिः ज्वर 
ताशक ओषधि, हर (वि०) ज्वरप्रशामक, ज्वर 
नाशक । 

ज्वलनाइमन्‌ (पुं०) सूयकान्त मणि । 

ज्वाला [ ज्वल-+ण-+टापू ] 4. आग की लपट, अग्नि- 
शिखा 2. दग्धान्न। सम०--मालिन (पं०) शिव 
देवता, - मालिनी ((स्त्री०) दुर्गा का एक रूप 
-ज्वालामालिनिकाक्षिप्तव हि प्राकारमध्यगा-ललिता ० 
--मुखी (स्त्री०) दुर्गा का एक विदेष रूप-- 


ज्वालामखीं नखज्वाला अभेद्या स्वंसन्धिष--- 
वाराह पुराण म॑ देवीकवच ०, -- रासभकामय 
-+-ह 


खाने वाला,--तालः एक प्रकार की संगीत की ताल, 
गायन को माय, - नृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । 

झलज्झलः (झलझलः) (पं०) (आभूषणों की ) चौंचि- 
याने वाली चमक । 


( १२७० ) 


झषराजः [ प० त० ] मगरमच्छ । झः . थ्र॒व तारा 2. सम्‌ह 3. अरुण देव । 
झाजुगरिन (वि०) [ झादड्ूार-। इनि | 'झद्धार ध्वनि को | झोः कर्ण का नाम । 
करने वाला । झौ:ः स्वगं । 


झिः . चन्द्रमा की कला 2. बन्दर । 

झिल्लिन (पृ०) एक वष्णि क्रा नाम । 
के हट 

झीः (पुं० ) हाथी । 


झोलिकम (नपुं०) !. पान आदि रखने का बकस, पानदान 
2. झोला, थैला । 


डाः (पं०) . गायक 2. 'गरगर' का शब्द 3. सड़े 4. श॒क्र 5. पाँच को संख्या । 


पीकर सपना 


ठ र 
टड्र: [ टडक्‌ --घज्म , वा ] . टखना ---टछ्कोस्स्त्री टड्डूणे | दद्धत (वि०) | टछझरू+क$+-क्त ] बांधा हुआ-- नाकृष्ट 
गल्फे - नाना० 2. (संगीत में) एक प्रकार का माप, ते च टड्धितं--हनु ० । 
3. टकसारलू । सम०--पतिः टकसालाध्यक्ष --शाला | दक्षकृतम्‌ | टकक्‌ -| क्त | टद्भूार, टनटन । 
टकसाल । टोपरः (प्‌ं०) छोटा थला । 


आर्य 


ठ 
ठकक्‍क: (प्‌०) सौदागर र, व्यापारी । ठिण्ठा (स्त्री०) जूआघर--क्रद्ध: स सम्यष्ठिण्ठायां कित- 
ि वान्‌ स्वानभाषत -- कथा० ९२।१२१। 


हा साल 2. रण गा मत | 


ड़ 
डमरिन (१०) [ डमर--इनि ] एक प्रकार का ढोल । मय चोटी--न ० २२॥५३ 2. शरीर--क्रोष्टा डिम्बं 
डम्बर: | डम्ब-|-अरन | उच्चस्वर का घोष । व्यप्वणदू--शि० १८।७७ 3. ब॒द्धचू, जड़--राज ० 
डिका ( स्त्री० ) एक बहुत छोटा पंखदार कीड़ा (जेसे कि ७।१०७२ | 


पिस्सू ) । डिम्भः [डिम्मू+अच्‌ ] पौधे का अंकुर, अखवा-ने० ८२। 
डिम्बः [ डिम्ब्‌+घजञा ] 4. गृंजायमान शिखर, कोलाहलू- | डेरिका (स्त्री०) छछूंदर । 


ढ् 


ढककनम्‌ | ढवक्‌ +ल्यूट्‌ | द्वार बन्द करना । : ढोकित (वि०) [ ढौक -|-क्त ] निकट छाया हुआ । 
ढकक्‍्कारी (स्त्री०) दुर्गा की मूरति की तांत्रिक पूजा । | 


तक्रम | तक्+रक्‌ ] छाछ, मठा। सम०--कचिका 
राबड़ी, उबाली हुई छाछ,--पिण्डः छाछ (को कपड़े 
में से छानने के पश्चात्‌ रहा अवशेष ), पपड़ी । 

तट; [त<-|-अच ] 4. ढलान, कगार, किनारा 2. क्षितिज | 
सम०--ब्रूम: नदी किनारे का वृक्ष, पातः किनारे 
का तोड़ कर गिराना, - भू: किनारे की घरती । 

तटिनीपतिः [ ष० त० |] नदियों का स्वामी, सम॒द्र । 

तण्ड्रोणः [ तण्डर--ख ] कीड़ा, कृमि, कीट । 

तत्प्रस्यन्याय: (पु०) मीमांसा श्ञासत्र का एक नियम 

”जजिसकेअनुसार किसी यज्ञ का नाम उसकी अभिव्यक्ति 
के अनकल रक्‍खा जाता है । 

तत्वम्‌ (नपू०) शरीर-- महा० १२१२६७।९। सम० 
--अम्यासः वास्तविकता का बार बार अध्ययन एवं 
तत्त्वाभ्यासात्--सां० का० ६४, दशिन्‌ (वि०) 
असलियत को जानने वाला,-- भाव: प्रकृति, वास्त- 
विक सत्ता,--अंख्यानम्‌ सांख्य सिद्धान्त का धिशेषण 
“भाग० ३॥।२४।१० । 

तथावादिन्‌ (वि०) [ तथा--वाद--इनि ] वसा होने का 
दावा करने वाला 

तद्‌ (सवं ० वि०) 4. किसी अनुपस्थित वस्तु या व्यक्ति 
का उल्लेख करने वाला सवनाम। सम० अन्य 
(वि०) उसको छोड़ कर कोई दूसरा, अपेक्ष (वि०) 
उसका खयाल करने वाला,--कालोन (वि०) उ 

काल से सम्बन्ध रखने वाका, (वि०) उसी 

देश से सम्बन्ध रखने वाला, --धर्म्य (वि०) 
गण में भाग लेने वाला,-- भव (वि०) उसी संस्कृत 
से जन्म लेन वाला, प्राकृत का एक भेद--तद भवस्त- 
त्समो देश्ीत्यनेक: प्राकृतकम:--काव्या० १, 


(वि०) उसी प्रकार के रूप वाला,--तद्विद्यः उसका . 


ज्ञातसा, किसी विशेष क्षेत्र में प्रामाणिकता रखने वाला, 
--संख्याक (वि०) उस अंक के समान । 

तदादितदन्तन्‍्यायः ( पं०) मीमांसा का एक नियम 

“जिसके जनसार उत्कर्ष की उक्ति में आरम्म से 
लेकर वह सब विवरण सम्मिलित होता है जिसके 
लिए वह दिया जाता है और साथ ही अपकष की 

उक्ति अन्त तक उस सभी विवरण पर छाग ह 

जिसके लिए वह दिया जाता है । 

तह॒चपदेशन्याय: (पुं०) ऊपर बताये गये “तत्प्रख्यन्याय' 
के समान । 

ततत्वम्‌ (नपु०) सज्जीत में आवाज को लम्बा करना, 
सजद्भीत की गति घीमी करना 

तनु (वि०) [तन्‌-+-उन्‌ ] 4. पतला, दुबला, कृश 
2. सुकुमार 3. बढ़िया, नाजक 4. थोड़ा, छोटा 
स्वल्प,-- (स्त्री०)) 4. शरीर, व्यक्तित 2. प्रकृति 


१६० 


3. त्वचा, खाल। सम०--उद्धभव पंख,--करणम्‌ 
(तनूकरणम ) पतला करना,--धी ओछ मन वाला । 

तन्तुकरणम्‌ (नपु०) कातना, तार तिकालना । 

तस्तुकार्यम (नपुं०) जाला । 

तन्त्रम्‌ [ तन्त्र/-अच्‌ | 4. खडड़ी 2. धागा 3. सतत श्रेणी 
4. रस्म, व्यवस्था, संस्कार आदि धामिक कार्यों का 
नियमित आदेश 35. मख्य बात 6. प्रधान सिद्धान्त, 
नियत 7. एसे कृत्यों का समह जो अनेक प्रधान कार्यों 
में समान हो--यत्सक्ृत्कृत॑ बहुनामुपकरोति तत्तन्त्र- 
मत्यच्यते--मं ० सं० ११।९।१ पर शा० भा० 
2. विश्व की व्यवस्था यत: प्रवत॑ते तन्त्रम _ महा ० 
१४।२ ै।१४, - ज्ञ विशेषज्ञ,--यूक्ति: किसी एक 
संधि का आयोजन कौ० अ० १५। 

तन्त्रिभाण्डम्‌ (नप्‌ू०) [ प० त० | भारतीय वीणा । 

तन्त्रिल (वि०) [ तन्त्र +इलच्‌ ] प्रशासनकाय में कुशल 

त्व॑ तब्त्रिल: सेनापती राज्ञ: प्रत्ययित:--मच्छ ० 

६९१६९।१७ । 


तपतु: (तप-+ऋऊतु:) ग्रीप्म ऋतु--तपत॑मर्तावषि मेदसां 
भेरा--न० 2॥।४९ । 


सपस (नपृ ०) | तत्‌--असुन्‌ | 4. गर्मी, आग, प्रकाश 
2. पीडा, कष्ट 3. तपस्या 4 दण्ड । सम ०--- अर्थोय 


(वि०) तपद्चरण के लिए अभिप्रेत--तपो््र्थीय 

ब्राह्मणी धत्त गभम--महा ० ११।२६।५, - -कृश (वि० ) 

तपर्चरण के कारण दुर्बल, - मल (वि०) तपस्या 

से उत्पन्न,-- बद्ध (वि०) कठोर तपस्या के फलस्वरूप 

बढ़ा । 

(वि०) [ तप्‌-+क्त ] . गम किया हुआ, जरा 

हुआ 2. पिघला हुआ 3. पीडित, कृष्टग्रस्त 4 अभ्य- 

स्‍लत। सम०-- कुम्भ:,-- कपः एक नरक का नाम, 

--संप्त (वि०) बार बार उबाला हुआ, बार बार 

गरम किया हुआ,--मुद्रा किसी गर्म धातु की छाप 

से शरीर पर किसी दिव्य शत्त्र के रूप म॑ अधिकार 

चिह्न अंकित करना,- रूपम, रुपकम्‌ शृद्ध की 
हुई चांदी, --बालका: वाल के गर्म कण । 

तापितू (मि०) [ ताप-+-इनि ] पीडा पहुँचाने वार 
-+कि० ०४२ । 

तरड्रमालिन (१०) समद्र । 

करड्क्तो नदी, दरिया । 

तरलकरण (वि०) [ब०स०) चज्चल तथा दुबंल 
ज्ञानेन्द्रियों वाला । 

तरुकोटरम॒ (नपूं०) [ ष० त० ] वृक्ष की कोटर 
या खोखर । 

तर्तलिका पमगीदड । 


तस्थलिका 


( १२७२ ) 


तरता (स्त्री०) ताजगी, ताज़ापन । 

तर्काटः ( पूं०)) भिखारी, मांगने वाला । 

तकंम॒द्रा (स्त्री०) हाथ की विशेष स्थिति । 

तलोदरी (स्त्री०) गृहिणी, पत्नी । 

तलब: (पुं०) अपनी हथेली से वाद्ययन्त्र को बजाने वाला 
संगीतकार । सम ०--काराः सामवेद की एक शाखा 

तलित (वि०) [ तल-+क्त ] 4. तला हुआ 2. तली- 
दार। 

तलिन ( वि०) | तल--इनन्‌ ] ढका हुआ-विक्रमांक ० 


१४।६१ । सम०-छउदरी पतली कमर वाली 
महिला । 

तबकः: (प१०) धोखा, जालसाज्ी तवकः कपटंईपि च 
-“नाना० । 


तसरिका (स्त्री० ) बनना, बनावट । 

तस्दी (स्त्री०) (ज्योतिष शास्त्र का शब्द) षट्‌ कोण । 

ताजिक:ः (पृ० ) . मध्यवर्ती एशिया में रहने वाली एक 
जाति 2, एक उत्तम प्रकार के घोड़े की नस्ल | 

ताण्ड्यब्राह्मणम (नपुं०) सामवेद के एक ब्राह्मणग्रन्थ का 
नाम । 

तात्कम्यंम (नपु ०) [ तत्कमं +ष्यझा | व्यवसाय की 
समानता । 

तात्पर्यर्थें: ( पुं०)) किसी उक्ति का सही अथे । 

तादात्विकः ( १०) अपव्ययी, - यो यद्‌ यद उत्पयते तत्तद 
भक्षयति स तादात्विक। कौ० अ० २॥९ | 

ताउम्येम (नपुं०) [ तठम-+ष्यञ् ] गणों में समानता । 

तेद्रप्यम्‌ (नप्‌ृ०) [ तद्गप--ष्यणा_ ] रूप की समानता । 

तापसकः | तापस-+क | (-"-कुतापस:) आचारभश्रष्ट 
संन्यासी । 

तामस: (प०) चोथे मन्‌ का नाम । 

तार (वि०) [ त+णिच््‌--अच्‌ ] 4. ऊंचा 2. प्रबल 
3. चमकोला 4. उत्तम,--रः (पुं०) धागा, तार । 

तारणेय: | तारणा--ढक | कन्या से उत्पन्न, कानीन, 
कर्ण 2. सूये का भक्त । 

तारा 4 तार--टाप्‌ ] £. आठ प्रकार की सिद्धियों में से 
एक 2, संगीत के एक राग का नाम । 

तारिका (स्त्री०)) [ तृ+णिच्‌+ण्वुलू | एक प्रकार की 
शराब । 

तार्णसम्‌ (नप्‌ ०) एक प्रकार का चन्दन जिसका रंग तोते 
के पंखो जसा होता है -कौ० अ० - २।११। 

ताल: | तल एव अण्‌ | 4. ताड़ का वक्ष 2. तालियाँ 
बजाना 3. फट-फट करना 4. हाथ की हथेली 5. तल- 
वार की मू5 6. ताला, चटखनी । सम०--ज्ञ: जो 
संगीतशास्त्र की ताल को जानता है, धारक: नतंक, 
नाचने बाला,--नवमी भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का 
नवाँ दिन,--फलम्‌ ताड़ के वक्ष का फल,--भजः 


संगीत में गान की ताल व लय के मान को सुरक्षित 
रखने में त्रुटि, ताल का टूट जाना । 

तावत्फल (वि०) [ ब० स० | उतना सा ही फल भोगने 
वाला । 

तिग्मालि | ब० स० | सूय । 

तितिलम (नपुं०) 4. ज्योतिषशास्त्र मे एक करण 2. तिलों 
का चिउड़ा, चौले । 

लिथि: [ अत-+द्थ्थिन्‌ू, पुषो० | . चान्द्रदिवस 2. पन्द्रह 
की संख्या । सम०--अधे: ( तिथ्यध:) एक करण 
(आधी तिथि), --प्रछया: (ब० वब०) किसी भी 
निरदिष्ट अवधि में सोर और चान्द्र दिवसों का 
अन्तर । 

तिमि: | तिम्‌+इन |] 4. सम॒द्र 2. मीन राक्ि। सम० 
--घातिन्‌ (वि०) मछियारा, मछलियाँ पकड़ने बाला, 
-- मालिन्‌ समद्र । 

तिमिला ( स्त्री०) संगीत का एक उपकरण, तबला । 

तिरस्कारिन्‌ (वि०) [ तिरस्कार--इनि ] ज्ञात करने 
वाला, आगे बढ़ जाने वाला,-देवि त्वन्मखप- 
छूजेत शशिन: शोभातिरस्कारिणा --रत्न० १॥२४। 


तियंच, तियेंड्च (वि०) 4. टेढ़ा, तिरछा, वक्त 2. घ॒माव- 
दार 3. अन्तवर्ती,-- (पुं० ),-- ( नपुं०)) ?. जानवर, 
जन्तु (टंढ़ा-मेढ़ा चलने वाला, लेट कर चलने वाला 
-सीध खड़े होकर चलने वाले मनृष्य से भिन्‍न) 
2. पक्षी 3. पौधे । सम०---ज॒ (वि०) किसी जान- 
बर से उत्पन्त, -- ज्या टेढ़ी ज्या । 

तिल; [ तिल--क ] तिल का पौधा । सम०--कठः तिल- 
कुट,--मयूरः मोर की एक जाति | 

तिहन्‌ू (पुं०) . रोग 2. चावल, धान्य 3. धनुष 
4. भलाई । 

तीद्णकष्टक: [ ब० स० |] तेज़ कांटेदार पौधा । 


तोक्ष्णभागं: [ ब० स० ] तलवार- सासग्राजिस्तीद्षण- 
मार्गस्य मार्ग--शि० १८।२० । 

तीथंचर्या ( स्त्री०) | प० त० | तींथे यात्रा । 

तोब्रद्यति:[ व० स० | सयय, सूरज । 

तीत्ना (स्त्री०) 2. काली सरसों 2. संगीत का एक स्वर | 

तु (अ०) निस्सन्देह---तु शब्द: संशयबव्यावृत्यर्थ:--मे ० सं० 
१०।३।७४ पर शा० भा० | 

तुड़ (वि०) 4. ऊचा 2. लम्बा 3. मुख्य 4. प्रबल,--ड्रः 
(पृ०) पुन्नाग वृक्ष- नाना० । 

तुिमन (पु०) [ तुड़्+इमनिच्‌ ] ऊँचाई-- कृतनिरच- 

वन्यास्तुज्िमा नोपभज्यते--पंच० २।१४६ | 

तुच्छटय (वि०) [ ब० स० ] दयारहित, निर्दय । 

तुच्छप्राय (व०) [ ब० स० |] नगण्य । 

तुब्ज्ज (म्वा० पर०) निकालना, भींचकर निकालना, रस 
निकालना । 


( १श७छरे ) 


तुल्णः [ तुम्ज्‌+अच्‌ | दबाव । 

तोद: [ तुद+-घअञ | दबाव--मात० १।३१ । 

तुन्दिलित (वि०) [ तुन्दिल--इतच्‌ | जिसकी तोंद फूल 
गई हैँ, मोटे पेट वाला । 

तुम्बारम्‌ (नपु० ) तुम्बा । 

तुयेयन्त्रम (नपुं० ) (कोणनापने का) पादयन्त्र । 

तुला. [ तुल--अछ ] . घर की छत के नीचे की ओर 
ढलवां लगा हुआ शहतीर 2. तराजू की डंडी। सम० 
--अधिरोहणम्‌ मिलता-जुलता, अनुमानम्‌ सादृश्य, 
सादइ्य पर आधारित अनुमान,--भारणम्‌ तराजू पर 
रखना अर्थात्‌ तोलना। 

तुल्य (वि०) [ तुरूया संभितं यत्‌ ] 4. उसी प्रकार का, 
बैसा ही, मिलता-जुलता 2. उपयुक्‍त 3. अभिन्न, वही 
--ल्यम (अ०) . एक साथ 2. समान रूप से । 
सम०--कक्ष (वि०) समान, बराबर,--नक्तंदिन 
(वि०) 4. जब रात और दिन दोनों समान हा 
2. रात और दिन में कोई भेद न करने वाला, 
--निमन्‍्दास्तुति (वि०) अपनी प्रशंसा या अपयश 
--दोनों की ओर से उदासीन, मूल्य (वि०) समान 
मूल्य का, एक सी क़ीमत का,- योतिः उसी वंश का, 
उसी कुल में उत्पन्न,--बयस्‌ (वि०) समान आयु 
का, बराबर की उम्र का, - संख्य (वि०) समान 
संख्या का ! 

तुल्यदाः (अ० ) समान भागों में, बराबर बराबर । 

हुरूसि दे० तुलसी, (कविता में 'तुलसी' को 'तुलसि भी 
लिख देते हैं) । 

तुद॒ (तुदा० पर०) चोट पहुंचाना, तंग करना, कैष्ट देना, 
पीडित करना । 

तृणी (स्त्री०) नील का पौधा । 

तृतकम्‌ (नपुं०) नीला थोथा । 

तुलूपीठी,-छासिका (स्त्री०) तकुवा, कातते समय जिस पर 
लपेटा जाता हूं । 

: (पृ०) गप्स रूप से दिया गया दण्ड--कौ० 
अ० ११११ । 

तचः, तुचम्‌ [ त्रि+-ऋच्‌ ] ऋणग्वेद के तीन मन्त्रों का 
सम्‌ह । ढ 

तणम्‌ [ तृह -+क्न, हलोपइच ] . घास 2. तिनका 
3. तिनकों की बनी (चटाई आदि) कोई वस्तु । 
सम ० गणना तिनके की भांति तुच्छ समझना- तृण 
गणना गुणरागिणां धनेषु--विक्रमांक” ६४२, 
--पूलिकः मानवी गर्भस्नाव - चरक० ४॥४।१,-भुज्‌ 
(वि०) घास खाने वाला, तृण भक्षी, -- शाल्‍ूः सुपारी 
का पेड़, -- षघदपदः एक प्रकार की भिर । 

तणता [ तृण--तल ] . तिनके का गुण, निकम्मापन 
2. घधनष--शि० १९।६१। 


तृण्ण (वि०) (पेद०) [ तृद-+कक्‍्त-] कटा हुआ, फाड़ा 
हुआ । 

तप्तता [ तृप्त+-तल ] सन्‍्तोष, तृप्ति । 

तरपतिः | ष० त० | तरणी या नावों का अधीक्षक । 

तरणितनया [ ष० त० ] यमुना नदी । 

तारकम्‌ [ त+णिच्‌+ण्वुल ] तारा--शान्तक्षेग्रहता रकम्‌ 
““भाग० १३॥।३।१ । 

तेजस (नपुं०) [ तिज्‌- असुन्‌ ] . क्रोध 2. सूये । सम० 
-- पुछ्जः प्रभापुञ्ज, कान्ति का संग्रह । 

तंजस (वि०) [ तेजस --अण्‌ ] राजस गणों से युक्त, 
--वेका रिकस्तेजसदल तामसबर्चेत्यहं तिघा--भाग ० 
३।५१३० । 

तेजसम्‌ (नपुं०) . ज्ञानेन्द्रियों का समूह 2. चेतन सृष्टि | 

तंभित्यम्‌ (नप्‌०) मन्दता, जाडय, जड़ता । 

तेयेंग्योन (वि०) [ ब० स० ] जीव जन्तुओं की सृष्टि से 
सम्बन्ध रखने वाला । 

पेलम्‌ [ तिलस्य तत्सद्शस्य वा विकार: अण्‌ | . तेल 
2, लोबान | सम०--अम्ब॒का तेलचटटा नामक कीड़ा, 
--किट्टम खली, पकः, पायिक: तेल पीने वार 
कीड़ा, तेलचट्‌टा,-- पूर (वि०) जो तेल से भरा हुआ 

अतंलपूरा: सुरतप्रदीपा:--कु० १।१० । 

तोदक (वि० ) [ तोट+कन्‌ | झगड़ालू,-- कः (पुं०) 
दंकर का शिष्य, -कम्‌ (त्रोटकम्‌) एक छन्‍्द का 
नाम । 

तोयम [ तु-यत्‌ नि० | 4. पानी 2. पूर्वाषाढा नक्षत्रपुंज। 
सम० अग्नि: जलवर्ती आग, वाडवानल,-- अञज्जलिः 
देवों और पिस्तरों को संतृप्त करने के निमित्त अञज्जलि 
भर जल से तपंण करना । 

तोरणम [| तुर+युच, आधारे ल्यूट्‌ | 4. डाटदार द्वार 

2. बाहरी दरवाज़ा 3. अस्थायी अलड्कृत द्वार 

4. तराजू को लटकाने के लिए एक त्रिकोणीय ढांचा | 


तौच्छयम | तुच्छ--ष्यव्य_ ] तुष्छता, नगण्यता । 
तौरज़िक (वि०) [ त्रज्ञ+ठक ] घड़सवार । 


तोौदष्किक (वि०) [| तुरुष्क--5ठक ] तुर्की जाति से 
सम्बद्ध । 

त्यक्तविधि (वि०) [ ब० स० ] नियमों का उल्लद्ून 
करने वाला । 


त्यद्‌ ( सवं० वि० ) ( कते ० ए० बवब० - रथः (पृ० ) 
(पेद०) अदृश्य सच्च व्यच्चाभवत्‌--ते ० उ०। 


ध्याजित (वि०) |[ स्यजू--णिच्‌+-क्‍्त | 7. वजब्चित 
--धपोष्मणा त्याजितमाद्भावम्‌- कु० ७१४ 
2. निष्कासित । 


श्रयी (स्त्री०) | त्रय--ह्टीप |] (. वेदत्रयोी (ऋग्यज:साम ) 
2. तिगुना 3. विवाहित स्त्री (माता) जिसका पति 
और बच्चे जीवित हैं। सम०-- मय (वि०) जो 


( १२७४ ) 


तीनों (बैदों) से युक्त एकक है, विद्य (वि०) जो 
तीनों वेदों में निष्णात हे,--वैशद्वा (वि०) जो तीनों 
वेदों के द्वारा जाना जा सकता हँ--त्रयीबेद्य हथ॑ 
तिपुरहरमा्य त्रिनयनम्‌ -आनन्द० २,--संवरणम 
छिपाने या गृप्त रखने की तीन बातें (स्वरन्प्रगोपन, 
पररन्भ्रान्वेषणगोपन और मन्त्रगोपन) अर्थात्‌ अपनी 
दुबंछता, शत्रु की दुर्बलता और अपनी नीति । 
जि (सं० वि०) [ (+ड्ि] तीन। सम०--अडझ गुलम 
तीन अंगूल चौड़ाई की माप, - आर्षया: (ब० व०) 
, तीन पुरुष बहरा, गंगा और अंधा 2. तीन 
ऋषियों से यकक्‍त प्रवर, - कहु ( कदुकम्‌ ) सोंठ 
पीपर और मिर्च का समाहार,--करणम्‌ मन, बचन | 
और कम से यक्‍त कार्यकराप,--करणी और से 
तिगना लंबा किसी वर्ग का पारबे,-- काण्डस्‌ अमर 
कोश नामक ग्रन्थ, गणाकृतम्‌ तीन बार हल से 
कृष्ट, जिसमें तीन बार हल चल चुका है, जातम्‌ 
तीन मसालों (जायफल, इलायची, दारचीनी) का 
मिश्रण,--णेसि (वि०) जिसमें तीन पृद्धियाँ रूगी 
हों -भाग० ३।॥८।२०,--नेत्रफल: नारियछू,---पिटकम्‌ 
बौद्धों फे तीन धामिक पुस्तकों के संग्रह,--भड्भम्‌ 


शरीर की ऐसी मद्रा जिसमें तीन झुकाव हो,--सदः: 
तिगूना अहंकार,--मलूम्‌, मल मत्र और कफ तीनों 
मर,--यव॑ (वि०) तोल में तीन जौ के बराबर, 


-“लोहकम्‌ सोना, न्ाँदी और ताँबा तीन घातुएँ, 
--बली (स्त्री०) (किसी महिला) के पेट की तीन 
वलियां,- बली गुदा, वृत्ति: यज्ञ, भक्ष्य और 
अध्ययन के द्वारा जीविका,--शर्करा तीन प्रकार 
की शक्‍्कर,--सबवनसम्‌ (सवणम्‌) त्रकालिक यज्ञ, 
सर: मिला कर उबाले हुए, दूध, तिल और चावल 
-- साधन (वि०) तीन प्रकार के साधन जिसे. प्राप्त 
है, सामन्‌ (वि०) ऊट्ट, रहस्य और प्रक्ृति नाम 
के तीनों सामों को गाने वाला,--सुपर्ण:,--सुपर्णम 
तीन ऋचाएं -ऋक० १०।११४।३-५ । 
त्रिकत्रयस (नपुं०) त्रिफला, त्रिकट और त्रिमद का 
समिश्रण । 


शत्राराधशिक (वि०) [ त्रिराष्षि-| ठक ] तीन राशियों से 


सम्बन्ध रखने वाला । 

त्रवेदिक (वि०) [ त्रिवेद+-ठक्‌ ] तीनों वेदों से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

त्वज्च्‌ (म्वा० पर०) /. जाना 2. सिकुड़ना । 

त्वरता | त्वर---तल | शीघ्रता । 

त्वरम्‌ (अ०) [ त्वर--अच ] जल्‍दी से, शी ध्रतापूर्वक । 

त्वष्टि: [ त्वक्ष+ क्तिन ] बढ़ईगिरी । 

त्वाष्ट्र (वि०) [ त्वष्ट्र+-अण ] त्वष्टा से संबंध रखने 
वाला । 

त्वाष्ट्री [ त्वष्ट्र/डीप ] 'चित्रा' नक्षत्र पंज । 


है 228. पक जी आम अप 33303 लक लक चर मन 


थ 


गुप्त रखना । 


थूड (तुदा० पर०) , ढकना, पर्दा डालना 2. छिपाना, | थोडनम्‌ [ थुड्‌ --ल्यूट्‌ ] !. ढकना 2. लपेटना । 


एवम सह! जा: पमनइलहक+- ५ ८०।... धिलातता त उपन्क 


व्‌ 
बंदित (वि०) [दंश-+क्त ] किसी विषय मं ग्रस्त 


--दंशितो भव कमंणि--महा ० १२॥२२॥९ । 

दंस (चुरा० आ०)  डंक मारना 2. देखना । 

वक्ष (म्वा० प्रेर०) १. प्रसन्ष करना 2. सशक्त बनाना | 
-दक्षयन्द्विजगणानपूयत-- शि० १४।३५ । 


बक्षता [ दक्ष+अच्‌, भावे तल ] कुशलता, नेपुण्य । 
बक्षिण (वि०) [ दक्ष -+-इनन्‌ ] अनुकूल । ु 
वक्षिणास्तायः (पुं०) दक्षिणावर्त से सम्बन्ध रखने वाली 
तात्रिक संप्रदाय की पुनीत पीठ | 

वक्षिणा (अ०) [| दक्षिण--ठाप्‌ | . दक्षिण की ओर, 


दाइ ओर 2. दक्षिणदेश से,--णा (स्त्री०) (यज्ञादि 
धामभिक क्ृत्यों की समाप्ति पर) ब्राह्मणवर्गे को दी 
जाने वाली भेंट। सम०--पथिक (वि०) दक्षिणा- 
वर्त से सम्बन्ध रखने वाला,--प्रतीची दक्षिण- 
पश्चिम, - प्रत्यच ( वि० ) दक्षिण-पर्चिमी, -मतिः 
(पृं०) शिव का एक रूप । 

दण्ड: [दण्ड---अच ] . डंडा, लाठी, मुद्गर, गदा 2. हाथी 
की सूड़ 3. छतरी की मूठ 4. जुरमाना 5. हलस 
6. राज्यतंत्र--कौ० अ० १॥५ 7. आघात. चोट 
--न्यासौ दण्डस्य भूतेषु--भाग० ७।१५॥८। सम० 


( १६७५ ) 


--आधातः डंडे की चयोट,--असमम एक प्रकार का 
आसन, भूमि पर हरुम्बा लेट जाना, - उद्यमः दण्डित 
करने की धमकी देना,--कलितम मापने के गज की 
भांति बार-बार आवत्ति करना-मी० सू० १०।५। 
८३ पर जश्ञा० भा०,--क#ल्‍ल्पएः दण्डग्रस्त करना, 
दण्ड देना कौ० अ० ४,--निधानम क्षमा करना, 
5लेशम्‌ थोड़ा सा दण्ड मन० ८।५१,- बाचिक 
(धि०) वास्तविक या शाब्दिक (प्रहार), बारित 
(वि०) दण्डित होने के डर से कोई काम न करने 
वाला, दण्ड के डर से रुका हुआ । 


दर्धूष्‌ (वि०) ढीठ, साहसी, गुस्ताख सुग्रीवों मिनदन्‌ 


दधृूक --मद्टि ० ६११७ । 

दध्न: (पुं०) यम का विशेषण । 

दनन्‍लः: [ दम+तन्‌ ] !. दाँत 2. हाथी का दाँत 3. बाण 
की नोक 4. पहाड़ की चोटी 5. बत्तीस की संख्या । 
सम ०--एउच्छिष्टम्‌ दाँतों में लगा हुआ भोजन का 
अंग,-- पत्रिका कंघी,-- बीजः अनार, (दन्तबीज: भी) 

व्यापार: हाथी के दाँत का कार्य । 

द्ख्च्यम्राण (वि०) [ द्रमू--यझू-+शानच्‌ ] भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में चक्कर काटसला हुआ--कठ० १।२॥५ | 

दमघधोष: (पूं०) एक राजा का नाम, शिशपाल का 
पिता । 

दम्नकः (पुं०) पञ्चतन्त्र की कहानियों में एक गीदड़ 
का नाम । 

दम्भशर्या (स्त्री०) | ष० त० ) धोखा, छल, कपट का 
आचरण | 


दरम [ द--अप्‌ |] ?. विवर, कन्दरा 2. शंख, (श०) 
जरा सा कुछ । सम०--दलित (वि०) जरा सा 
खुला हुआ, -- दशा द्वाघोयस्या दरदलितनोलोत्पलरुचा 
ऊ+सौन्दये ०,-- मन्यर (वि०) ईपन्‍्मन्द, जरा घीमा । 

दर्भलवणम्‌ [ प० त०) घास काटने का यंत्र । 

दक्का (स्त्री० ) आँखों का अंजन | 

दहान्‌ [ सं० वि०) दस। सम०-हक्षौर (वि०) जिसमें 
दस भाग दूध हो,-पधर्मेः कष्ट, विपत्ति, योजनम्‌ 
दस योजन की दूरी । 

दशा (स्त्री०) [ दश--अछह, नि० टापू | . किसी कपड़े 
की किनारी, गोट, मंगजी 2. हूम्प की बत्ती 
3. आय 4. अवस्था 5. हालत 6. ग्रहों की स्थिति । 
सम ० अंदा,-भाग:ः बुरा समय--रा० ३।७२।८, 

फलम जन्म पत्री में निदेंशित किसी विश्ञेष समय 

का फल । 

वर्ध (वि० ) [ दह_-+-क्त ] . जछा हुआ 2. शोकग्रस्त, 
दुःखी 3. अमंगल 4. सूखा । सम०--जठरम जला 
पेट, भूखा पेट, गरीबी से मारा हुआ,--ब्रण: जल जाने 
से होने वाला घाव । 


दत्त (वि० ) [ दा+क्त | दिया हुआ। सम०--क्षण 
(धि०) जिसे कोई अवसर दिया गया है,- दुष्टि 
(वि०) जिसने ध्यान लगाया हुआ हे, जो देख 
रहा हूँ । क्‍ 

दत्तकचन्द्रिका (स्त्री०) धम शास्त्र का एक ग्रन्थ । 

ददातिः ([पुं०) स्वामित्व का परिवर्तन--अथ ददाति: 
किलक्षणक: इति-मी ० सू० ४॥।२।२८ पर श्ञा० भा० । 

दहनक्षेम (दहन--ऋष्षम) (नपुं०) कृत्तिका नक्षत्रपुंज । 

दानम [ दा- ल्यट | !. देना 2. सॉपना 3. उपहार 
4. दान 5. हाथी के गंडस्थलू से बहने वाला रस । 
सम ०--- परिमिता उदारता, दानशीलता की सीमा, 
->बर्षिन्‌ (वि०) मदीन्मत हाथी । 

देव (वि०) | दा--यत्‌ ]) समर्पण करने योग्य (मार्ग) 

पन्या देयो वरस्य- मन० २॥।२१३८ । 

दाक्षिकन्था (स्त्री०) बाह्लीक देश में स्थित एक स्थान का 
नाम । 

दाडिमबोजः (पृं०) [ ष० त० ] अनार का बीज । 

दाम्नो (स्त्री० ) माला । 

धदायः [| दा+घजञा ] . उपहार 2. ववाहिक उपहार 
3. भाग + ब पौती , बरासत 5. सम्बन्धी, रिश्तेदार । 
सम०  विभागः संपत्ति का बटवारा । 

दाराधिगमनम्‌ [| प० त० | विवाह । 

दारमत्स्याह्ययः (पुं०) गोह । 

दारहारः (पृ०) लकड़हारा । 

दारणम | द--णिच्‌-उनन्‌ ] 7. करता, भीषणता 
2. कठोर, प्रतिकल नक्षत्र--मृग, पुष्य, ज्येष्ठा और 
है 

दारोदर (वि०) जूए से संबद्ध, जूआ विषयक । 

दाविका (स्त्री०) एक प्रकार का आँखों का अंजन । 

दायो (स्त्री०) | दारु +#अण्‌+डछीप्‌ ] 4. दारुहल्दी 
2. हल्दी का पीधषा । 

दार्षद (वि०) ( दी स्त्री०) | दषद-अण्‌ | . पथ- 
रीला 2. जो पत्थर पर पीसा जाय । द 

दार्ष्टान्त (वि०) [ दृष्टान्त-+ जण्‌ | सादृश्य की सहायता 
से व्याख्या किया गया, उदाहरण देकर समझाया 
गया । | 

दार्ष्शन्तिक (वि०) [ दृष्टा्त+ठक | जो उपमा देकर 
किसी बात को समझाता है । 

दालब: (पुं०) एक प्रकार का विष । 

दाल्म्य: (पुं०) एक वेयाकरण का नाम । 

दाशरथ (वि०) [ दशरथ-अण्‌ | 7. यज्ञ से सम्बन्ध 
रखने वाला--महा ० १२।८।३७ पर टीका । 

दाशराज्ष (वि०) | दशराजन्‌-+-भण्‌ | दस राजाओं से 
सम्बन्ध रखने वाला। 

दासमोयः (पृ०) [ दास गृहशूद्रं मिमते मानयन्ति मेथुना- 


( १२७६ ) 


थिन्‍्यस्ता: दासम्य: तज्ज: ] उच्च वर्ण की स्त्री में शृद्र 
पिता के द्वारा उल्पादित पृतन्र । 

विमकृतम (नपुं०) [ ष० त० | नित्य का कार्यक्रम । 

विनस्पश (नपं०) [ दिनस्पश--क्विप्‌ | चान्द्रदिवस जो 

सप्ताह के तीन दिनों के साथ मेल खाता हैं । 

दिवसावसानम (नपुं०) संव्याकाल ! 

दविधसीकू (तना० उभ०) रात को दिन में परिणत करना 
निशा दिवसीकृता म॑च्छ० ४।३ | 

विवानक्तम्‌ (अ०) [ 6० स० |] दिन रात । 

दिव्यावदानम (नपुं०) बौद्धधर्म का एक ग्रन्थ । 

दिव्यधुनी (स्त्री०) गंगा नदी 

दिगवस्थानम | दिक--अवस्थानम | अन्तरिक्ष । 

दिशञ्रम: | दिदश-+- भ्रम: | दिशा की भ्रान्ति होना । 

दिकशलम्‌ [ दिश--शूलम्‌ ] दिशाशूल, यात्रियों को किन्‍्हीं 
बिशिष्ट दिनों में विशेष दिशाओं मे जाने का प्रति 
पंधघक योग । 

दिष्ट (वि०) [ दिश--क्त ] 4. संकेतित, दर्शाया हुआ 
2, वणित, उल्लिखित 3. निश्चित, नियत,-पष्ट 
(पृ०) समय,-- घष्टम (नपुं०) 4. नियतन 2. भाग्य । 
सम० गतिः मत्य, दुश[ न्‍यायकारी परमात्मा 
>+यस्य तुष्यति दिष्टद्क्‌ भाग० ४२१॥२३, 
"+-भाज (पं०) परमात्मा,--भुझक (वि०) जो अपने 
कर्मों का फल भोगता हूं । क्‍ 

विध्टिवंद्धि: (स्त्री०) [ ष०स० ] बधाई, अभिननन्‍दन, 
साधवाद । 

देवाना (स्त्री०) [ दिश--यच्‌-- टाप्‌ ] निदेश, अध्यादेश 
--बकृतीष देशनासु प्राकृतं ध्मंजातमपेक्ष्यते-मी ० सू ० 
१०१११ पर शा० भा० । 

दीनता (स्त्री०) | दीन-+-तल |] दुर्बंखता, बलहीनता । 

दीक्ष (मभ्वा०, प्रेर० आ०) प्रेरित करना, प्रोत्साहित 
करना--तत्कलमस्तम दिदीक्षतक्षणं नं० १८।१२० । 

दोक्षणीयेष्टिः उपनयन संस्कार से पूर्व अनुष्ठेय यज्ञ । 

दीक्षाश्रमः (पुं०) वानप्रस्थाश्रम । 

दोक्षायपः (पूं०) [| त० स० | यज्ञ की स्थूणा । 


दीप: [| दीप्‌-)-णिच--अच | छहूम्प,, दीपक । सम० 
अड्डकुरः लम्प की लो, दीवे की लौ,--उच्छिष्टम्‌ 


दीवे की स्थाही, दण्शः दीवट, दीपक रखने की 
यष्टि | 
दौप्त (वि० ) [दीप--क्त] 4. जला हुआ, प्रकाशित, सुल- 


गाया हुआ 2. उत्तजित, प्रदीप्त 3. उज्ज्वल,--प्स 
(पुं०) 4. सिह 2. नींबू का पेड़,-प्तम्‌ (नपुं०) सोना । 
सम ० -- आस्यः साँप,- निर्णय: निश्चित एवं वास्तविक 
परिणाम,--निर्णफण._ (वि०) जिसने अपना पक्‍का 
निर्णय कर लिया हैं । 


वीप्यकम [ दीपू--यत्‌-+-कन | 4. मोर की शिखा 


न ले नि अनमणथह-मह-ूरयाात-महट2' हरामककतभदात मदद अहनकव (मर क१2०.22..--स्‍.-2०० --- हा -ग आज, ४०४ न ह४००६१२५०५-कआकदकह न बपफरय चा5 ८०७ (एल्मका बह कूरूद-४ 0 इक29--०--+- १५८२ २६६५९६उल इक. दा ५ कत--- दन्‍न्‍न्‍मद फ- "जवण--2०७०ऑ४००००० मंशा हु्ा मम स्‍सिधमंममि0॥_व--मपइमम ता ए॒ मा “माह एम ह३७ ०४ ++ ३० "मास नाहइ०- गा माह इन नंदाध दुख ुक292५६४५ ५०० + गा नागा 8.०० हा ००-- "माइनुम--- ५ माना जा (मम मन मा अमन» »ुज2०3 मम हे पा मरा मा से कम - ० आय ता पर न न का धरा कवर» नामक 393 न कक कक अमर» हि बता 8? आक जक ५ चल + 


। 
क्‍ 
| 
। 
। 


2. दीपक नाम का एक अलंकार, उसी का दूसरा 
नाम । 

वीधघ (वि०) | द-घष्न बा० ] 4. हम्बा, दूरगामी 
2. देर तक रहने वाला, टिकाऊ 3. गहरा 4. ऊँचा । 
सम०- अपाड् (वि०) बड़े कटाक्षों से यकत (मंग) 
- -अपेक्षिन्‌ (वि०) लिहाज करने वाला, सचेत, साव- 
धान,--चतुरखत्र: दीघायत,-- तमस्‌ (पुं०) एक ऋषि 
का नाम, द्वलंषिन ( वि० ) जो देर तक वर-विरोध 


रखता हूँ, पतन्रकः 4. गन्ना 2. एक प्रकार का 
लहसुन,-- ता साँप, - बाहूु (वि०) हरूम्बी भजाओं 
वाला घडियाल, मगरमच्छ । 


दुः:क्षम | दुःख्‌ू--अच |] . अप्रसन्नता, कष्ट, पीडा 2. कठि- 
नाई, असुविधा। सम० ग़तम विपत्ति, संकट, 
-“-जीविनू (वि०) कष्ट में जीवन व्यतीत करने 
वाला,-- त्रयम तीन प्रकार का दुःख - आधिभौतिक 
आधिदविक, और आध्यात्मिक,-- वुःखम्‌ (अ०) 
बड़ी कठिनाई के साथ,--बुःखिन (वि०) . जिसे 
दुःख पर दुःख उठाने पड़े 2. जो दूसरों के दुःख 
से दुःखी हो,- लब्य (वि०) जो कठिनाई से काटा 
जा सके। 

बुःलाकइृत (वि०) [ दुःख-+-आ--क-+क्त ] आहत, दलित, 
परेशान - नं०२२।१३८ । 

हुकूलपटट: (पुं०) रेशमी पट्टा या सिर की पट्टी । 

दुन्दुभिः (पुं० स्त्री) [ दुन्दु+मण्‌-ड+ह ] . एक 
प्रकार का बड़ा ढोल 2. विष्ण 3, कृष्ण 4. एक 
प्रकार का विष 5. संवत्सर चक्र में ५६ वाँ वर्ष । 


बुर (अ०) [ दुस का पर्याय वाची उपसग-+-द--रुक | 
यह उपसग “बरा “कठोर या ,कठिन के अर्थ को 
प्रकट करने के लिए नाम पद तथा क्रिया पदों के पूर्व 
जोड़ा जाता हैं। सम० - अक्षरम्‌ अमंगल सूचक 
शब्द,---अपवादः पिशनवाक्य, लोकापवाद, -- अबच्छद 
(वि०) जिसका गृप्त रखना कठिन हें,-- अवसित 
(वि०) सीमारहित, अगाघ, जो मापा न जा सके, 
-आदठ्च (वि०) निर्धन, घनहीन,--आधिः (पं०) 
. कृष्ट, मानसिक चिन्ता 2. क्रोध, - आपूर (वि०) 
जिसका भरना कठिन हो, जिसको सस्तुष्ट न किया 
जा सके,--आमोदः दुर्गन्ध, सड़ांद---आवबतें (वि०) 
जिसे विश्वास न दिलाया जा सके, जो किसी प्रकार 
अपने मतानृकूल न किया जा सके,--आसद (वि०) 
, जिसे प्राप्त करना कठिन हो 2. अजेय, जिसपर 
आक्रमण न किया जा सके 3. जिसका सहन करना 
कठिन हो,--उदय (वि०) जो आसानी से प्रकट 
न हो सके, उदक (वि०) जिसका बरा परिणाम 
हो, जिसका कोई फल न निकले, . उपसपिन्‌ (वि०) 
जो असावधानता पूर्वक पहुंच रहा है, जो सावंधानी 


( १२७७ ) 


से पास नहीं जाता ह,--गुणितम्‌ (नपुं०) जिसका 
भलीप्रकार अध्ययन नहीं किया गया--शास्त्रं दु्ग- 
णित॑ यथा--अवि० २।४, -ग्रोष्ठी कुसंगति, षडयंत्र, 
“नेयः , बुरी रणनीति 2. अनैतिकता 3, धृष्ठता 
“जूपः बरा राजा,-न्यस्त (वि०) दुब्यंवस्थित, 
“बाध (वि०) प्रतिबंधरहित, - बुध (वि०) दुर्मना, 
दुष्ट मन वाला, - भिषज्यम्‌ (नपुं०) अचिकित्स्यता, 
असाध्यता--बृ० उ० ४३।१४, - मड्कु (वि०) 
ढीठ, आज्ञा न मानने वाला, मरम्‌ (नपुं०) कठिन 
मृत्यु, अप्राकृतिक मरण,--मर्षित (वि०) उकसाया 
हुआ, भड़काया हुआ,--मेत्र शत्र, वेरी, - ग्रामः 
ब्राह्मणों (अग्रहारोपजीवी) की बस्ती के पास बसा 
हुआ गाँव, -बविद्ध (वि०) जिसमें छिद्र ठीक प्रकार 
न हुआ हो (मोती), विमर्श (वि०) जिसकी परीक्षा 
करना कठिन हो,--विवाहः अनियमित विवाह, 


“व्यवहृति:ः (स्त्री०)) मिथ्या अभियोग, झूठा 
आरोप । 

दुरोणम्‌ (वेद०) आवास, -अतिथिदु रोणसद्‌ ---ऋक 
४|४०।५ | 


वृषक (वि०) [ दुष्‌-- णिच्‌--प्वुल | अधाशिक, धर्महीन । 

दोषः [ दुष्‌--घजञ्ण_ ] -. अपराध, बट्टा, निन्‍्दा, त्रूटि 
2. पाप, जुर्म 3. अवगुण, दुःस्वभाव 4. वात पित्त 
कफ का विकार। सम० - अक्षरम दोषारोपण, 
दोषारोप का शब्द,--आविष्कारणम्‌ दोषों को प्रकट 
करता,--निरूपणमस्‌ त्रुटियों का संकेत करना । 


दुस | दु--सुक | संज्ञा पदों के साथ, कभी-कभी क्रियापदों 
के साथ भी, लगते वाला उपसगं, इसका अर्थ 
हैं वुरा' दुष्ट! घटिया' 'कठिन' आदि (“दुस' का 
'स्‌ स्व॒रों तथा हश्‌ वर्णों से पूर्व 'र्‌' में; छ से पूर्व 
'श्‌ में तथा क्‌ प्‌ से पूर्व 'घ्‌' में बदछ जाता हैं) । 
सम०--उपस्थान (वि०) अगम्य, पहँच के बाहर, 


“ कुलम्‌ अधम कुल--स्त्री रत्न दुष्कुलादपि -मनु० 


२।२३८,--कुह (वि० ) पासण्डी, दम्भी ० - बद्ध ११८, 
“कीत (वि०) जो उचित रूपसे न खरीदा गया 
ही,-+चिक्यम्‌ ज्योतिष शास्त्र में रछूग्न से तीसरी 
राशि,--प्रक्रिय नगण्य अधिकार--राज० ८।४, 
प्रतिक (वि०) पहचानने में कठिन--प्रद (वि०) 
दु:खदायी, पीडाकर- अद्य भीता: पलायन्तु दुष्प्रदास्ते 
दिशो दश--रा० २।१०६।२९,--मरस असामयिक 
ओर दृुःखद मृत्य,--सथः 4, कुत्ता 2. मर्गा,--संस्थित 
(वि०) देखने में कुरूप, निन्‍्य, कलद्भुयुक्त,--स्थम 
(अ० ) बुरा, अस्वस्थ--दुःस्थं तिष्ठसि यक््च पथ्यमघना 
कर्तास्मि तच्छोष्यसि-- अमरु० | 

दुग्धक्पिका (स्त्री०) एक प्रकार की रोटी । 

दुश्धाक्ष: (पु०) एक प्रकार की मृल्यवान मणि । 


ढुहिलितिका ( स्त्री० ) षक प्रकार की जानवरों की 
खाल जिस पर बाल बहुत छगे होते हैं--कौ० अ० 
२।११ । 

दृतः | दु-+क्त, दीघ: |] 4. हरकारा 2. एलची, राजदूत । 
सम०-- काव्यम्‌ 'दूतसम्प्रेषणः के विषय का काव्य, 
जैसे मेघदूत, वध: (--वध्या) दूत की हत्या करना 
““दूतवध्यां विगहँता-रा० ६।५३,-संपातः,-संप्रेषणम 
दूत भेजना । 

वृत्यमम्‌ [ दृत-+यत्‌ | दूल का काय । 

बूर (वि०) [ दुर+इण्‌ --रक, धातोलोप: | 4. फ़ासले 
पर, दूरी पर, दूर 2. अत्यन्त, बहुत अधिक । सम० 
- अपेत (वि०) प्रकरण से बाहर, अप्रासंगिक, असं- 
गत, आगत (वि० ) दूरी से आये हुए,-- उत्सारित 
(वि०) दूर भगाया हुआ, - गरामिन्‌ (पुं०) बाण, 
- पात, पातिन्‌ (वि०) जो दूर से निशाना लगा 
सकता हँ--शास्त्रविद्धि रनाधृष्यो दूरपाती दढ़ब्रतः 
“महा० ५११६५।२५, -- पातनम्‌ दूर तक निशाना 
लगाना, - श्रवणम्‌-श्रुतिः दूर से सुनना (एक 'सिद्धि' 
का भेद ),--श्रवस्‌ ( वि०) दूर-दूर तक विख्यात । 

द्रता,-त्वम्‌ | दूर--तल, त्व ] दूरी, फ़ासला । 

दृडकः (पुं०) धरती में खोद कर बनाया हुआ चूल्हा । 

दृढ (वि०) [ दृह -+-क्‍्त, नि० नलोप: ] 4. स्थिर, मज़- 
बूत, अटल, अडिग, अथक 2. ठोस 3. पुष्टीकृत 
4. घयंवान्‌ 5. सटा हुआ। सम० धृति (बि० 
दृढ़ निइ्चय, साहूसी, ना/भ्रः अस्त्र का प्रभाव रोकने 
वाला मंत्र रा० १।२९।५, पृष्ठकः कछवा,-भूमिः 
यौगिक अध्ययन में जिसने मन को केन्द्रित कर छिय। 
है,-भेदिन, -वेधित्‌ (प॑०) अच्छा तीरन्दाज़, 
“मन्यु (वि०) प्रचण्ड क्रीधी--भागंवाय दृढ़मन्यवे 
पुन: --रघु० ११।६४ - वक्ष: नारियल का पेड़ । 

वृतिः (पु०, स्त्री०) | दृ--क्तिन्‌ हृस्वः, |] पिचकारी या 
नल--ता देवरानुत सखीन्सिषिचुदंतीभि:--भाग ० 

|. १०|७५।१७ | डर 

दर्षोपद्यान्तिः (स्त्री०) घमंड च्र-चूर करना | 
द्शदशंम्‌ (अ०) हर दृष्टि में, प्रत्येक दृष्टि में । 

| दर्शपृर्णमासन्यययः (पूं० ) ऐसा नियम जिसके आधार पर 
बह काय जो अनेक फलों का उत्पादक है, एक समय 
में केवल एक ही फल उत्पन्न कर सकता है, अनेक 
नहीं--मी ० सू० ४॥३।२५-२८ । 

दर्शनम्‌ [ दृश्‌--ल्यूट ] 4. देखना 2. प्रकट करना 
3. जानना 4. दृष्टि 5. निशचयात्मक कथन, उक्ति 
--दर्शनादशंनयोश्च दर्शनं प्रमाणम्‌ --मै० सं० १०।७| 
२३६ पर शा० भा० ॥ द 

दशनोीयतस (वि०) [ दुच्य-|-अनीयर -- तमप्‌ | जो देखने 
में अत्यन्त सुन्दर हँ--दर्शनीयतमं शान्तम- भाग० । 


बा. न्याय आक.. ०-० नी ० कुल 


+ 2 «+ «० |». नीी"+ताओं।--गाशााााााक माना... डा... डा... आयु... आा.. 


किन >र 2६ >रनू-त ८. २बन्‍न्‍दु० 


( १२७८ ) 


दर्शेनीयमानिन्‌ (वि०) [ दर्शनीयमान-|-इनि ] जो अपने 
. सौन्दर्य का अभिमान करता है, धमंडी । बिल 
दिवक्षा (स्त्री०) [ दश्‌--सन्‌+अ-+टाप ] देखने की 


ध्च्छा । 
[ दृुश--सन्‌-|उ |] 


दिवृक्ष (वि०) 
” इच्छुक हैं । 
दृश्‌ (स्त्री०) | दृश्‌-+-क्विप्‌ | 4. दृष्टि 2. आंख | सम० 
-अज्चछ: (दुगजुचल:) कटाक्ष, कनखसी,---छत्रम्‌ 
(दुकछत्रमू) पलक,---निमीलनम्‌ (इछनिमीलनम ) 
आँख मिचौनी, बच्चों का एक खेल, -प्रसादा (दक- 
प्रसादा) एक नीला पत्थर जो अंजन की भांति प्रयक्त 
किया जाता हैं, संगमः दृष्टिसमिलन, नज़र सिलना । 
दृशालु: (पु०) [| दृश्‌न-आलूच्‌ | सूर्य । 
दृश्यम [ दुश्‌--क्यप्‌ | 4. देखें जाने योग्य 2. सुन्दर 
3. काव्य का एक भेद जो देखने के उपयक्त हैं (विप० 
श्रव्य ) । सम०--इतर (वि०) जो दिखाई न दे, 
-“स्थापित (वि०) आकर्षक रीति से रक्खा हुआ 
जिससे सभी उसको देख सके दृश्यस्थापितमह॒र्भ- 
भिक्षाभाण्डमगाजिनाम्‌--कथा ० २४९२ । 
दृष्टतार (वि०) [ ष० त० | जिसका बल या सामथ्य 
प्रमाणित हो चुका ह--दृष्टसारमथ रुद्रकार्मके-- रघु ० 
९९] 
वृष्टि: (स्त्री०) [ दृश्‌-+-क्तिन्‌ ] . नज़र, देखना 2. मान- 
सिक रूप से देखना 3. जानना 4. आँख 5. सिद्धान्त 
(दे० देन) । सम०--प्रसादः दृष्टि की कृपा, दर्शन 
का अनुग्रह,--मण्डलम्‌ . आँख को पुतली 2. दृष्टि- 
क्षेत्र,--रागः आँख द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति,--भवन्तमन्त- 
रेण कोद्शोध्स्या: दृष्टिरायः श० २॥।११-१२, 
>-संभेद: पारस्परिक अवलोकन-त्वयापि न निरूपिता 
अनयोदष्टिसंभेद:--महा ० ७ । 
दृषद+मन्‌ (पुं०) चक्‍की का ऊपर का पाठ । 
दृषत्सारम्‌ [ ष० त० ] लोहा दृषत्सारस्तत््वामतमपि 
. “++म० वी० ६।॥५२ | 
देव (वि०) | दिव-|-अच |] 4. दिव्य, स्वर्गीय 2. उज्ज्वल 
3. पृुजनीय, माननीय, - व: (पुं०) . देवता 2. वर्षा 
का देवता 3. दिव्य मनृष्य, ब्राह्मण--दे० भूदेव 
4. देवर, पति का भाई, -वम॒ (नपुं०) ज्ञानेन्द्रिय । 
सम ०--अपेणम्‌ 4. देवों के प्रति उपहार 2. बेद-महा ० 
१२।८६।१७ पर टीका, कुसुमम्‌ इलायची,--खातम, 
खातकम्‌ 4. पहाड़ की कन्दरा 2. सरोवर 3. मन्दिर 
का निकटवर्ती तालाब,--गान्चारी संगीतशास्त्र में एक 
राग का नाम,--ग्रहः भूत-प्रेतों की श्रेणी जो उन्माद 
पेंदा करती है,-- तपंणम्‌ जल के उपहार से देवों को 
तृप्त करना,--देवत्य (वि०) जो देवताओं का भवि- 
. तब्य हो, उनके भाग्य से लिखा हो,--भिष्ण्यम देवों 


जो देखने का 


| 
रे 
| 


जाहिर ०--जहा'ानााा' "ना... -मा.. हा दाा...क्‍६8..ह६त>भ...ल्‍-भााा..-....-.हप...0"त>ब2६०->परवा. धर..." का... ०->-+-++न न नमृ-----मीनलिकानआमा"- ॥''*..सिल- अप. का. ०००००»... म,..मबााा... 3... >पय॑ सका आ% 3२५ 


दिशा. "पा... ना" गाया. न..." दा" "रा 2.........3............. 


का रथ, विमान,---नक्षत्रम दक्षिणी दिशा में पहले 
चौदह नक्षत्रों का नाम,--निन्‍दा नास्तिकता, -- निर्मा- 
ल्यम॒ देवताओं को उपहार देने में प्रयकत (फूल, माला 
आदि) ,- पुरोहितः 4. देवों का अपना पुरोहित 
2. बृहस्पति ग्रह,--प्रसतः (वि०) प्रकृति से उत्पन्न 
(जल आदि), -भोग: स्वर्गीय भोग, स्वर्गीय हर्ष, 
“माया दिव्य भ्रम--तां देवमायामिव वीरमोहिनीम 
भाग० १०, -मसा्गं: . वाय, अन्तरिक्ष 2. ग॒दा 
देवमार्ग च द्शितम--रा० ५६२,-- रातः परी- 

श्षित्‌ का विशेषण,-लक्ष्मम्‌ ब्राह्मणत्व का चिह्न, यज्ञो- 
पवीत, -सत्यम््‌ दिव्य सचाई,-हः बायाँ कान-भाग० 
४।२५।५१ । 

देवितब्य (वि०) [ दिनत्वू-+-तब्यत्‌ | जूए में दाँव पर 
लगाने योग्य । 

देवीपुराणम्‌ (नपुं०) एक उपपुराण का नाम । 

देवोभागवतम्‌ (नप्‌ ०) एक महापुराण का नाम । 

देवीमाहात्म्यम्‌ (नपुं०) मार्कण्डेय पुराण का एक भाग 
जिसे सप्तशती कहते है । 

देश: | दिश्‌-- अच्‌ ] . स्थान 2. प्रदेश 3. क्षेत्र 4, प्रान्त 
5. विभाद्ठ 6. संस्थान 7. अध्यादेश । सम०--अटनम 
किसी देश में भ्रमण करना,--कण्टकः सामाजिक 
ब्राई, देश की प्रगति में बाधक, --कालज्ञ (वि०) 
जो व्यक्ति काये करने के सही स्थान और समय को 
जानता हैँ, विद्ध (वि०) ठीक तरह से बिधा हुआ 
(मोती) दरशंक की सापेक्ष स्थिति के आधार पर 
बना गोल घेरा । 

देशकः [ दिश+ण्बुल | सकेतक, ज्ञापक, अनबोधक । 
सम० -- पटुम्‌ (नपुं०) छत्रक, खुम्भी । 

वेशिकरूपिणो (स्त्री०) अध्यापिका के रूप में देवी, ललिता 
का विशेषण । 

देष्टव्य (वि०) [ दिश--तव्यत्‌ | इंगित या संकाॉतित किये 
जाने के योग्य । 

बेहः.-हम [| दिह वा | . काया, शरीर 2. व्यक्ति 
3. रूप। सम०-आसवः मूत्र,--कछृत . पाँच तस्व 
2. पिता - अनरण्यस्य देहकृत - भाग०_ ९।७।४, 
“तन्‍्त्र (व०) शरोर धारी, मत्तंरूप धारण करने 
वाला, पातः मत्यु,--भेदः मृत्यु,-- यापनम शरीर 
का पालन पोषण करना,--विसजंनम्‌ मृत्य,-व॒न्तम 
नाभि,--सारः मज्जा । 

देहिका (स्त्री०) एक प्रकार का कीड़ा । 


देक्ष (वि०) [ दीक्षा--अण | 'अग्नीषोम' यज्ञ की दीक्षा 


लेने वाला । 

देप (वि०) [ दीप-|अण ] दीपक से सम्बन्ध रखने 
वाला ! 

देव (वि०) [ देब-+-अण्‌ ] . देवताओं से सम्बन्ध रखने 


( १२७९ ) 


वाला 2, दिब्य, स्वर्गीय 3. भाग्य पर निर्भर । सम० 
-“इज्य (वि०) बृहस्पति के लिए पुनीत,-- ऊढा 
दंव विवाह की रीति के अनसार विवाहित स्त्री 
चिन्ता भाग्यवाद,--रक्षित (वि०) अन्तर्जात 

नेसगिक,--रक्षित (वि०) देवों से जिसकी रक्षा की 
गई हं--अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं--सुभाष ०, - विद्‌ 
(पृं०) ज्योतिषी,-- हत (वि०) जिससे देव घृणा 
करते हों, भाग्य का मारा । 

दवतसरित्‌ (स्त्री०) गंगा नदी । 

दवसिक (वि०) [ दिवस+ठक | एक दिन में जो 
घटित हो । 

दवाकरि: (पुं०) 4. शनि ग्रह 2. यम 3. यमना नदी । 

देशिक (वि०) [ देश-+ठझ ] गरु के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त । 

दोधकम्‌ (नपुं०) एक छन्‍्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
प्र तीन भगण और एक 
वण हों । 

दोलाचलबित्तवत्ति (वि०) जिसका मन हिंडोले की 
भाँति इधर उधर झल रहा हू । 


दोलाचलयन्त्रम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का यन्त्र जिसके द्वारा 
कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हैं । 

दोलालोल (वि०) अनिश्चित । 

दोस्‌ (पुं०, नपु०) [ दम्यतेडइनेन दम दो$सि अधर्चा० ] 
(दोषन्‌' शब्द को विकल्प से द्वितीया विभक्ति के 
द्विवचन के पश्चात्‌ दोस” आदेश हो जाता हैं) 
4. भुजा 2. किसी वर्ग या त्रिकोण की भजा 3. अठारह 
इंच को माप - मात० १०।१४ । 

दोहददुःखशोीलता (स्त्री०) गर्भावस्‍था का बोझा--उपेत्य 

दोहददुः:खशीलताम --रघ० ३॥६ । 

दोरुधरी (स्त्री०) बृहस्पति और श्र ग्रह का चन्द्रमा के 
साथ संयोग--जातकों के लिए अत्यन्त मज्भलमय- 
समझा जाता ह । 

दौजन (वि०) [ दुजंन--अण |] दुष्ट पुरुष से सम्बन्ध । 

दोभिक्षम्‌ (नपुृ०) [ द््िक्ष।-अण्‌ | अकाल पड़ना, 
दु्िक्ष होना । 

दोब्ेत्यम्‌ (नपुं०) [ दुवृत्त-+ष्यञ्य ] आज्ञा न मानना । 

दोस्थ्यम्‌ (नपृ०) [ दुस्थ+ष्यञा | दःखद स्थिति । 

दोहदिकः [ दोहद--ठक | प्राकृतिक दइ्यों का माली 
त० ६॥६९ | 

दपथ: [| ष० त० ] हवाई मार्ग । 

द्यरध्तम (नपुं०) सूय्य । 

द्युसन्धवः (पुं०) इन्द्र का घोड़ा, उच्चे:श्रवा । 

' चतः,-तम्‌ [ दिव--क्त,ऊठ अधरर्चा० ] 4. जआ खेलना 

पासों से खेलना 4. युद्ध, संग्राम 3. जीता हुआ 

पारितोषिक । सम० -- धर्म: जूआ खेलने के नियम, 


१६१ 


गरु को मिला कर दस 


“मण्डलम जूआघर,-- लेखकः जो जूए के खेल के 
प्राप्तांक लिखता हें । 
द्योकार: (पुं०) स्थपति, वास्तुकार, सौधशिल्पी । 
द्रड्भौ४/-ड्रग नगर, पुरी-- राज ० । 
द्रवत्‌ (वि०) [द्र+शत्‌ ] 4. दौड़ता हुआ, बहता हुआ 
4. चूता हुआ, टपकता हुआ, बूंद बंद गिरता हुआ । 
द्रविः (पू०) (वेद०) घातुओं को गलाने वाला | 
द्रविडशिशुः (पुं०) द्रविड देश का पुत्र, शवसंप्रदाय का 
एक सनन्‍्त--दयावत्या दत्त द्रविडशिशरास्वाद्य तव 
यत्‌--सौन्दय ० । क्‍ 
द्रविणोदः (पुं०) अग्नि, आग । 
द्रविणोदयः [ ष० त० | घन की प्राप्ति । 


द्रव्यम्‌ [द+यत | ऋग्वेद का मन्त्र जो साम के रूप में 
प्रयकता किया जाता हं--द्रव्यशब्दस्तु छन्‍्दोग: ऋक्ष 
आचरित:--में सं० ७।२। १४ पर शा० भा०। सम० 
- शैद्धिः धर्म काय के लिए प्रयक्त पदार्थ की 
पवित्रता । 

द्रष्ट्तटाम (वि०) दशनाभिलाषी, देखने का इच्छुक 
(पाणिनि के अनुसार 'काम और मनस्‌' के पूर्व तुम 
के 'म्‌ का लोप हो जाता हूं) 

द्रष्टमनस (वि०) दे० (द्रष्टकाम । 

द्राक्केन्द्रम (नपु०) अपने अधिकतम वेग के बिन्दु से ग्रह 
को द्री । 

द्राक्षापाकः (पँ०) काव्यशली का एक प्रकार जिसमें रचना 
सरल और मधुर हो (विप० नारिकेलपाक:) । 


द्राक्षासवः अंगूरों की शराब जो पुष्टिवधेक के रूप में प्रयक्‍्त 
होती है । 

द्राधिष्ठ (वि०) [दीघ--इष्ठन] सबसे लम्बा, अत्यन्त 
लम्बा,-ष्ठः (पुं० ) रोछ । 

द्राह्मायणः सामवेदियों के सम्प्रदाय. के लिए लिखित 
श्रोतसूत्र के कर्ता का नाम । 

द्रपाद (वि०) लम्बे पर वाला । 

द्रतगति (वि०) [ब० स०] द्रत गति से जाने वाला । 

द्रतमध्या दे० द्रतविलम्बित । 

द्र॒मः [दः शाखास्त्यस्य, मः:] 4. वक्ष 2. कल्पवक्ष 3. कुबेर 
का विशेषण । सम०--अब्जम्‌ कणिकार वक्ष, कनियर 
का पौधा,--खण्ड:,--.षण्ड: वक्षों की वार्टिका, कुंज 
-निर्यासः वृक्ष का रसं, लोबान, - वासिनू (पृ०) 

. बन्दर | 

द्रवकाण: 

पाााखों | (पं) राशि की अवधि का तीसरा भाग । 

द्रोणकम (नपुं०) [द्ृण--अच, कन्‌] समद्र के किनारे का 
नगर जिसमें किलाबन्दी की गई हो । 

द्रोणम्पच (वि०) आतिथ्य सत्कार करने में उदार । 

द्रोणेयस (नपुं०) एक प्रकार का नमक ॥ 


( १२८० ) 


द्रोहिक (वि०) [द्रोह-+-ठक्‌] सदव घृणा का पात्र । 

हन्द्रम [दो द्वो सहाभिव्यक्तौ-द्विशब्दस्य द्वित्व॑ पूर्वपदस्य 
अम्भाव:, उत्तरपदस्य नपंसकत्वं--नि०| एक ओर, 
एकान्त स्थान,-- इन्द्द ह्यततत्‌ वक्‍तव्यम्‌ रा० ७। 
१०३।१३,--आलाप: दो व्यक्तियों कें मध्य वार्तालाप, 
--गर्भे (वि०) बहुत्रीहि समास जिसके मध्य द्वन्द्र 
निहित हो,-- दःखस्‌ हषं और शोक आदि की परस्पर 
विरोधी भावनाओं से उत्पन्न दुःख । 

द्वाग (वि०) [द्वार-|ग] दरवाज़े पर खड़ा हुआ 

 द्वारम [हद -णिच-+-अच्‌] ॥. दरवाज़ा 2. प्रवेश द्वार 

. 3. शरीर के नौ द्वार । सम०--बाहूः (पुं०) चोखट 

-अररिः किवाड़ का पट या पल्‍ला, - बंशः सरदल । 

द्वि (सं वि०) [दहृ-डि] दो । सम० अन्तर (वि०) दो 
घटकों द्वारा अन्तरित, . अवर (वि०) ध्यनातिन्यून 
दो,--आम्नात (वि०) दो बार वाणित,-- आहिक 
(वि०) हर तीसरे दिन होने वाला (बुखार) 
--एकान्तरम एक अंश या दो अंश से वियक्त - द्वचे- 
कान्तरासू जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम--मनु० 
१०।७,--कर (वि०) दो प्रयोजन पूरा करने वाला, 
--कार्षापणिक (वि०) दो कार्षापण के मलल्‍य का, 
--चन्द्रधोः आँख में खराबी के कारण दो चन्द्रदशंन 


धगिति (अ०) एक क्षण में, अकस्मात्‌ । 

धनम्‌ | घन्‌--अच ] . सम्पत्ति, दोलत, कोष, रुपया पंसा 
2. कोई भी मूल्यवान्‌ सामान, प्रियतम कोष 3. लट- 
मार का घन 4. पारितोषिक 5. घनिष्ठा नक्षत्र 
6. जमा का चिह्न (विप० ऋण) | सम०--आदानम्‌ 
धन ग्रहण करना,--आशा (स्त्री०) घन की इच्छा, 
--धान्‍्यम्‌ रुपया पंसा तथा अनाज,--सूः (पुं०) 
द्विशाखी पूंछ वाला किरोला नामक पक्षी, सूः 
(स्त्री०) वह माता जिसके कन्याएं ही हों । 

धनिन्‌ (वि०) [ घन-+इनि ] वश्य जाति--ऊरुजा 
घनिनो राजन्‌--महा० १२॥२९६।६ । 

धनुरासनम्‌ (नपुं०) योगशास्त्र में वणित एक कायिक 
म॒द्रा । | 

धनुग्रहम (नपृ०) एक माप, २७ अंगूल की माप, एक 
हस्तपरिमाण की माप । 

धन्वनम | धन्व--ल्यट ) . धनष 2. इन्द्रधनष्‌ 3. धन 
राशि । 

धसमधमाय (ना० धा०) जगमगाना, निगरू जाना । 


धरः | ध्‌--अच्‌ ] तलवार | सम०--रस्‌ (नपुं०) विष, 


ज़हर । 


की अआन्ति,--जः ब्रह्मचारी, जातिः जिसके दो 
पत्नियाँ हैँ,- फालबद्धध त. दो ओर बंँटे बाल 
2. जिसने अपने बालों को कंघी करके दो भागों मे 
बाँट दिया है, बाहुः मनष्य. कथा० ५३।९४, 
--भातम्‌ संध्या समय,--स॒ुनि (अ०) दो मुनि 
-“-पाणिनि और कात्यायन,- बकत्र: दो मुंह वाला 
साँप, - वर्ग: प्रकृति और पुरुष का जोड़ा, - व्याम 
(वि०) बारह फ़ट लम्बा (व्याम--६ फ़ट ),--स्थ, 
(-ष्ठ) (वि०) दो अथ प्रकट करने वाला--भवन्ति च 
द्विष्ठानि वाक्यानि - मी० सू० ४॥३।४ पर शा० भा० । 

द्विक (वि०) [द्वि|-क] . दोहरा, दो, तह का 2. दूसरा 
3. दूसरी बार घटित होने वाला,--कः 4. कौवा 
2. चक्रवाक पक्षी । सम०---पृष्ठ: दो कूब वाला ऊट । 

द्वितीयगामिन (वि०) जो दूसरे पदार्थ पर घटता हो 
: द्वितीयगामी न हि शब्द एब नः - रघु० २३।४९ | 

देषस्थ (वि०) घृणा करने वाला । 

ठीपवासिन (वि०) टापू पर रहने वाला,-- व|सी (१०) 
खज्जरीट पक्षी । क्‍ 

दरधीकरणम (नपुं०) दो भाग करना । 

दृहकाल्यम (वि० सद्यस्काछता, एककाल्य) दो दिन तक 
अनुष्ठान चलते रहने की विशेषता । 


धरणीतलम्‌ [ ष० त० | धरती को सतह । 
धरणीविडोज:ः (पुं०) [ ष० त० | राजा । 
धरा [ ध-+अच्‌-+-टाप |] पृथ्वी, धरती । सम ०--उपस्थः 
(पं०) पथ्वीतल, धरती की सतह । 
धरित्रीभत्‌ (पं०) [ धरित्री+भ -+क्विप्‌ | राजा । 
धर्म: | ध-+ मन | . किसी जाति के परम्परागत अनुष्ठान 
2. विधि, व्यवहार, प्रथा 3. नेतिक गण 4. गण, सचाई 
5. चार पुरुषार्थों मं से एक 6, कतव्य 7. न्याय । 
सम०--अक्षरम पवित्र मंत्र, आस्था का नियम 
अपदेश: घर्मानष्ठान का बहाना - धर्मापदेशात्‌ 
व्यजतश्च राज्यम्‌ -- रा० ५।३८, -- अयनम्‌ विधि का 
क्रम, - अहन (नपु० ) कल जो बीत चुका, - आक्‌- 
तम्‌ रामायण की एक टीका का नाम,--ईप्सु (वि०) 
धमंलाभ प्राप्त करने का इच्छुक,-- उपचायिन (वि०) 
धमंवद्ध, धामिक,--च्छलः धर्म का कपटपुर्ण उल्ल- 
झूघन,-- दक्षिणा धर्मंशिक्षा का शुल्क, - परिणाम 
हृदय में सदाचरण का उदबोधन,-- प्रतिरूपक: कपट- 
धरम, छद्य धमं,--प्रधान (वि० ) पवित्राचरण म॑ 
मुख्य, - प्रेक्य (वि०) घामिक, गृणी, - बाह्य (वि०) 
धर्म से पराइमख, धर्म विरोधी,--शुद्धिः आचरण को 


नयुण - जा अुीतायानानकोक ४ कु. वे १" ॥ ब्याह ज्णनापबोजार जि गन # जूप 77: नकग' 34 'प गण जा: # ०. रत व न्ल कि "२ - 


( १२८१ ) 


पवित्रता,--समय: वध दायित्व,---सृत्रम जेमिनिकृत 
पृबमीमांसा पर लिखा गया ग्रन्थ । 

धषणम्‌ | धष्‌--ल्यूट] 4. साहस, धष्टता 2. हराना, परा- 
जय -घधरणं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वर:-रा ० 
'9।३१।३ | 

धातु: [ घा+तुन्‌ ]4. घटक, अवयव 2. तत्त्व, प्राथमिक 
द्रव्य 3. रस, अक । सम० - गर्भ:,--स्तृप: भस्म रखने 
का पात्र--चुणंम्‌ पिसा हुआ खनिज पदा्थं,---प्रसक्त 
(वि०) रसायन काय॑ में व्यस्त । 

धातुकः,-कम्‌ शिलाजीत । 

धात्‌ (पु०) [ घा+तच्‌ | भाग्य, क्रिस्मत । 

धात्रोपुष्पिका (स्त्री०) एक वक्ष का नाम । 

धानन्‍्यम्‌ | धान--यत्‌ ] अनाज, अन्न । सम० - खल: खलि- 
हान,--चौरः अन्न चुराने वाला, - सुष्टिः मुट्ठी भर 
अनाज । 

धामसानिनू (वि०) [ धामन्‌+-मान +-इनि, नलोपः | 
भौतिक सत्ता में विश्वास रखने वाला--नवेशितु प्रभ- 
भूम्न ईश्वरो धाममानिनां - भाग० ३॥।११॥३८ । 


धामवत्‌ (वि०) [ धाम+मतुप्‌ ] शक्तिशाली, मज़बूत 
- पुरस्सरा धामवतां यशोधना: - कि० १॥४३ । 

धाय्या (स्त्री०) [सामिधेनी ऋग या समिदाधाने पठयते ] 
. यज्ञाग्नि को सुलंगाते समय गाया जाने वाला 
प्रार्थना मंत्र 2. इन्धन -- कोधाग्नौ निजतातनिग्रहकथा- 
धाय्यासमुद्दी पति---राम० २।६, न० १५६ । 

धारणम्‌ [| ध्‌ृ+णिच्‌-+ल्यूट्‌ | पीड़ा को शान्त करने के 
लिए मन्त्र । सम० - मन्त्रम एक प्रकार का ताबीज । 

घारणा [ धृु+णिच्‌+यूच्‌--टाप्‌ ] योग का एक अड़् । 
सम० -आत्मक (वि०) जो अपने आपको आसानी 
से स्वस्थचित्त या प्रशान्त कर लेता है । 

धारयिष्णुता [ ध्‌+णिच्‌--इष्णच+ तल ] सहनशक्तित, 

सहिष्णुता । 

धारा (स्त्री०) मालवा देश की एक नगरी । 

धारा [ घू+णिच्‌ +-अरू-+-टाप्‌ | . पानी की धार, 
गिरते हुए किसी. तरल पदार्थ की पंक्ति 2. बौछार 
3. लगातार पंक्ति 4. घड़े में छिद्र 5. किसी वस्तु का 
किनारा । सम०--आवतें: भंवर, फिरकी,--ईश्वर: 
राजा भोज, - संपातः लगातार बौछार,--शौत (वि०) 
घारोष्ण दूध ठंडा किया हुआ । 

धार्मिक: | धर्म --ठक्‌ ] . न्यायकर्ता 2. घ॒र्मान्ध, कटटर- 
पनथी 3. बाजीगर । 

धावित्‌ (पुं०) | धाव्‌--तृच्‌ | दौड़ने वाला गौवोंढार 
घावितारं तुरद्भी--महा० ११॥२६।५ । 

धित (वि०) | धा+क्त |] 4. रक्‍खा गया, अपंण किया 
गया 2. संतुष्ट, प्रसन्‍न । 

धिग्वादः [धिक --वद्‌ - धञ् | भत्सनापूर्ण उक्ति, निन्‍्दा । 


घिष्ठित (वि०) [ अधि+स्था-+-क्त, दे० पिधानं | 
. सुस्थापित 2. खाई में सुरक्षित--श।ल्बों बेहायस 
चापि तत्पुरं व्यह्यधिष्ठित:---महा ० ३३१५॥३ 3. ठहरा 
हुआ, निश्चित । 

धीः [ध्य भावे क्विप्‌ संप्रसारणं च] ॥. बद्धि 2. मन, 
3. विचार 4. कल्पना 5. प्रार्थना 6. यज्ञ 7. (जन्म- 
कुंडली में) लरूग्त से पाँचवाँघर। सम०--विश्रमः 
दृष्टि भ्रम । 

धुन्धुकम( नपुं० ) 4. लकड़ी में विशेष प्रकार का 
दोष 2. वृक्ष के तन में छिद्र जो उसके क्षय का 
चिह्न हे । द 

धुन्धुरिः- री (स्त्री०) एक प्रकार का वाद्ययंत्र, संगीत- 
उपकरण । 

धुयवाहः (पृ०) बोझा ढोने वाला जानवर । 

धुयेता [धुरं वहति यत्‌, तस्य भाव:, तल | नेत॒त्व । 

धणकः (पुृ०) लोबान । 

धृतगुण: जिसने तीनो गृणों को पार कर लिया हैं, जो अब 
भौतिक सुखों से परे पहुँच गया हूं, संन्यासी ! 

धूषः [धूप्‌+-अच | . सुगन्ध 2. सुगन्धयक्त वाष्प या घआँ । 
सम०--नेत्रम धूमनलिका, हक्‍के की नली,-- वत्तिः 
एक प्रकार की सिगरेट । 

धघूमः [धू+ मक | . धुआँ 2. वाष्प 3. कुहरा, धंध । सम० 

- उपहत (वि०) - घूएँ के कारण अंधा हुआ, 

“एनिर्गमनम्‌ चिमनी जिसमें से धआँ निकलता हें, 
-- महिषी धुंध, कुहरा, -- योनि: बादल । क्‍ 

धमरो (स्त्री०) धृंघ, कुहरा । 

धूद्र [घूम तद्वर्ण राति रा+-क] (. धुएँ के रंग का 2. भूरा 
--ख्रः ऊंट । 

घूलिघूसरित (वि० ) मिट्टी में लोटने से भूरा हुआ--गोघलि- 
घूसरितकोमलकुन्तलाग्रम्‌ -- कृष्ण ० । 

ध्‌ (भ्वा०; तुदा० आ०) इरादा करना, मन करना । 

धृत [ध्‌--क्त| सकलल्‍प किया हुआ, दृढ़,--रिपुनिग्रहे घ॒तः 
रा० ४॥२७।४७ । सम०-- उत्सेक (वि०) घमण्डी, 
“एकवेणि (वि०) एक चोटी घारी--शि० ७२१, 
“गर्भ (वि०) गरभिणी,-- मानस पक्के इरादे वाला, 
दृढ़मना । 

घृति: [घृ--क्तिन] 4. एक छन्‍्द का नाम 2. अठारह की 
संख्या । 

धृष्टकेतुः (पुं०) धृष्टद्युम्न के पुत्र का नाम । 

धृष्टवादिन (वि०) निर्भीक होकर बोलने वाला । 

धेनुः [घयति सुतानू--धे-+ नु, इच्च] . गाय 2. दूध देने 
वाली गो 3. पृथ्वी 4. घोड़ी - मी० सू० ७।४।७ पर 
शा० भा०। 

धेनुका (स्त्री०)) . हथिनी 2. दुधारू गाय 3. उपहार 
4. खड़ग 5. पावंती । 


( १२८२ ) 


धेय (वि०) [घे+ण्यत्‌] काय में परिणेय, प्रयोज्य, 
--अव्याकुलं प्रकृतमत्तरवेय कमें--शि० ५६० | 

धैर्यम [धीरस्य भावः--ष्यथ्य_] . दृढ़ता, सामथ्ये, टिकाऊ- 
पन 2. स्वस्थचित्तता, प्रशान्ति 3. साहस। सम० 
--कलित (वि०) धीर, अक्षब्ध,- वत्तिः घीरज से 
पूर्ण आचरण । 

धोत (वि०) [धाव-+कत] 4. धोया हुआ, प्रक्षालित, 
स्वच्छ किया हुआ 2. उज्वल किया हुआ, चमकाया 
हुआ 3. उज्वल, चमकीला । सम०--अपाड्ड (वि०) 
जिसकी कनखियाँ चमकीली हों, - आत्मन्‌ (वि० ) 
पवित्र हृदय वाला । 

धौतेयम [धोति--ढक] संन्धव, पहाड़ी नमक, लाहौरी 

. नमक । 

धौम्यः (पू०) एक ऋषि का नाम । 

ध्यानधिष्ण्य (वि०) ध्यान का अभ्यास करने के योग्य की 

ध्यानम॒द्रा [ब० त०] ध्यान या चिन्तव करने की विशेष 
स्थिति या मुद्रा । | 

ध्रव (वि०) [प्रु+क्‌] स्थिर, अचल, स्थायी, अनिवाय, 

-बः (पृ०) 4. खूटी -- नाना० 2. ज्योतिष का एक 

योग 3. मूलविन्दु 4. ध्रुव तारा,--वम्‌ (नपुं० ) 

निश्चित किया बिन्दु, - वा (स्त्री०) धनुष को डोरो | 


सम०--केैतुः एक प्रकार की उल्का, टूटा हुआ तारा, 
>गतिः निश्चित मार्गे-मण्डलूम्‌ श्र॒वीय क्षेत्र,-यष्टि: 
ध्रुवों की धारा, - शोर (वि०) जिसका आवास 
निश्चित हैं । 

ध्वंसः [ध्वंस --घञ्ा ] 3. अधःपतन, डूबना 2, लप्त होना, 
ओझल होना 3. नाश, विनाश, खंडहर। सम० 
--अभावः पदार्थ के विनाश से उत्पन्न अभाव या 
सत्ताहीनता,---कारिन्‌ (वि०) 4. नाश करने वाला 
2. उल्लंघन करने वाला । 

ध्वस्ताक्ष (वि०) [ब० स०] जिसकी आँखें डब गई हों 
(जंसी कि मृत्यु के समय) - प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षम 
“>-भाग० ७।२।३० । 

ध्वजः [ध्वज--अच्‌] 4. खड़ग का एक भाग 2. झडा, 
3. पूज्य व्यक्ति 4. घ्वजा की यष्टि 5. चिह्न, प्रतीक । 
सम ० - आरोहणम झंडा फहराना, - आरोहः झंडे पर 
एक प्रकार की सजावट, -- उच्छयः घतंता, पाखंड । 

ध्वजिनू (वि०) [ध्वज--इनि] धूते, पाखंडी--माल० 


१२।१५८। १८ । 
ध्वनिनाला (स्त्री०) . वीणा 2. एक प्रकार का लम्बोतरा 
ढोल, तासा । 


ध्वान्तजालम्‌ रात्रि का आवरण, अंधकार का सम्‌ह । 


०] 


नंष्ट (वि०) [ नंश्‌--तृच्‌ ] हानिकारक, विनाशक । 
नहंसः [| हसन्ति विकसन्ति ते हंसा:--नमन्तो हंसा यषां ते 
नंहसा: | अपने भक्तों पर क्ृपा करने वाला -महा० : 
११७०।१५ पर टीका । 


न कुल * | नास्ति कुल यर्य, समासे नञ्नो ह नलोप प्र कति- 


भावात्‌ ] नीच कुल में उत्पन्न--नकुल: पाण्ड्तनय 
सर्पभुकुकुलहीनयो: -नाना०। सम०- ईशः तान्विक_ 
पूजा की एक रीति,--हेषी सॉँप--नकुलद्ंघी तथा 
पिशुनः >वास० । रे ु 
नक्तनतन (वि०) [ नकतं--तन ] रात्रि से संबंध रखने , 
वाला रात का। 
नक्रकेतनः | ब० स० ] कामदेव । 
नक्रमक्षिका (स्त्री०) [ष० त० ] जल की मक्खी । 
नक्षत्रम [ नक्षरति नक्ष--अत्रन्‌ ] . तारा 2. तारापुज, 
3. मोती 4. सत्ताइस मोतियों की माला। सम० 
--इृष्टिः एक यज्ञ का नाम, --उपजीविनू (पु०) 
ज्योतिषी,--भोगः नक्षत्र की कालावधि,--लोकः तारों 
का प्रदेश । ु 
नखन्यास: [ष० त० ] नाखून अन्‍्तविष्ट करना, पंजा 
घसेड़ देना । 


आज. अकक....ज |] । तन 


नगापगा 
नगनदी 
नगरमण्डना (स्त्री०) वेश्या । 


बनना 


। (स्त्री०) पहाड़ी नदी । 


| नगरिन्‌ (पु०) [ नगर-/-इनि ] नगरपाल । 


नग्नह (न१०) आसव तेयार करने के लिए उठाया गया 
खमीर, किण्वन । 
नग्नचर्या (स्त्री०) नग्न रहने की प्रतिज्ञा । 


' नग्नाचायें: (पुं०) चारण, भाट, स्तुति पाठक । 


नटनारायणः (7०) संगीत शास्त्र में वाणत एक राग । 

नटवत्‌ (वि०) [ नद-+-मतुप्‌ | नाठक के पात्र की भांति 
व्यवहार करन वाला । 

नडमीनः (प०) एक प्रकार की मछली । 

नतनाभि (वि०) . [ ब० स० ] सुकुमार, तन्‍्वी --तस्या: 
प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्नं रराज तन्‍वी नवलोमराजि: 
- कु० १।३८ । 

नत्यहः (पं०) एक प्रकार का पक्षी---रा० २।५६।९ । 

नत्रम (नप्‌०) एक प्रकार का नाच । 

नदीकलूम | ष० त० ] नदी का किनारा, नदी तट। 

नदीतर (वि०) [ नदीं तरतीति - तृ+अच्‌ | नदी को 
पार करने वाला । 


( १२५८३ ) 


नदीमार्गं: [ ष० त० ] नदी का जलमार्ग । 
नदोमुख़म्‌ [ ष० त० ] नदी का महाना, जहाँ से नदी 
निकलती हूं, नदी का उदगम-स्थान । 
ननान्दृपति:ः [ ष० त० ] ननदोई, पति की बहन का पति। 
नन्‍्दक: [ नन्द्‌+ण्वुल |] एक रत्न का नाम कौ० 
' अ० २॥११। 
नन्‍्दन (वि०) [ नन्द--ल्यट ] आनन्द देने वाला, प्रसन्न 
करने वाला, - नः (पूं०) . पुत्र 2. मेंढक,--ना 
(स्त्री ) पुत्री, - नम्‌ इन्द्र का नन्दन बन। सम० 
जम्‌ पीली चन्दन को लकड़ी,--द्बमः नन्दन वन का 
पक्ष, पारिजातवृक्ष, कल्पव॒ृक्ष,--बनम्‌ दिव्य वाटिका 
इन्द्र का उपवन । 
नन्दिः (पुं०, स्त्री०) [ नन्‍्द्‌-+इन्‌ ] हुं, प्रसन्नता, खुशी, 
“5दिः (पुं०) 4. विष्णु 2. शिव 3. शिव का गण 
4. (नाटक में) नान्‍दी का पाठ करने वाला । सम० 
>> देवी हिमालय की एक चोटी,---नागरी एक लिपि 
(लिखावट) का नाम,-पुराणम एक उपपुराण 
“बंधन: मित्र । 


नन्दिसुत: | नन्दिन --- सतः, नलीप: ] व्याडि मनि । 

नन्‍्दो (स्त्री०) [ नन्दि --डीप ] दुर्गा देवी । 

नभि: [ नभ्‌--इन ] पहिया । 

नभोरूप (वि०) [ नह _-+-असुन्‌ भश्चान्तादेश:-ब० स० ] 
अन्धकारय क्त, काला । 

नभोवीयी [ नभस्‌--वीथी ] सूर्य का मार्ग, हवाई मार्ग । 

नमइचसस: (पु०) [ नमस्‌--चमसः | 4. एक प्रक,र का 
यज्ञपाक 2. चन्द्रमा । 

नम्रनासिक (वि०) [ब० स० ] चपटी और मोटी नाक 
वाला । 

नयनम्‌ [ नी-|-ल्यट ] . नेतृत्व करता 2. निकट ले 
जाना 3. आँख । सम० -अचड्चलः . आँख का कोना 
2. कटाक्ष, कनखी, -चरितम्‌ . कटाक्ष, कनखी 
<. दुकपात, दुष्टिपात, - जम्‌ आँसू, - ब॒दब॒दस आँख 
का गोलक । 

नरः | नु+अच्‌ ] . मनुष्य 2. व्यक्ति । सम०--चिह्मम 
मृछ, -- देव: राजा । 


नरकचतुदजशी दीपावली का दिन । 

नरकवास: (पुं०) नरक में रहना । 

 नराचः (पुं०) एक छन्‍्द का नाम । 

न्दंटकः (पृ०) एक छन्‍्द का नाम । 

नरमेस्फोट: [ नमंन्‌-- स्फोटः, नलोप: | !. प्रेम के आदि- 
चिह्न 2. महासा | 

नर्मालाप: [ नमंन्‌+-आलाप:, नलोप: ॥ प्रेम वार्ता, आमोद- 
प्रमोद की बातचीत । 

नर्मोकिति: (स्त्री ०) [ नर्मन्‌ -- उक्ति 
अभिव्यक्ति । 


नलोप:ः | हास्यपरक 


हा लक आल शक 


नमेय (ना० धा०) रिझाना, दिल बहलाना । 

नर्मायितम्‌ [ नमंय्‌--क्त | खेल, क्रीडा । 

नलः (प०) [ नल-|-अच | . संवत्सर 2. लम्बाई की 
माप जो चार हाथ के बराबर होती हैं । सम०-तुला 
एक प्रकार का जलीय जन्तु, - पाक: राजा नल द्वारा 
तंयार किया गया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ । 

नलिका (स्त्री०) नली । 

नलिनो (स्त्री०) [नरू-|- णिनि--ड्ीप | 4. कमल का पौधा 
2. कमलों से सुवासित सरोवर 3. धंध 4. नथना 5. इन्द्र 
पुरी, (शक्रपुरी)| सम ०-दलम्‌,-पत्रम कमल का पत्ता । 

नवद्वीप: (पुं०) एक टापू का नाम। यह गज्जा ओर 
जलड़ी के संगम पर बंगाल में एक स्थान है जिसे 
आजकल 'नदिया' कहते हूं । 


नवश्राद्धम्‌ (नपुं०) मृत्यु के पश्चात्‌ विषम दिनों में अन- 
ष्ठित श्राद्ध । 

नवीभावः [ नव-+-चिव-+ भू+घर्ा | नया होना । 

नवन्‌ (सं० वि०) [ नु+कनिन्‌, बा० गण: ] (ब० व०) 
नो, नो की संख्या । सम०--कपालः नौ कपाल ज॑से 
ठीकरों में पकाए हुए पिण्ड का उपहार, - ग्व (वि०) 
नोगुणा, नौ तह का, - चण्डिका (स्त्री०) दुगदिवी के 
नो रूप (शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, क॒ष्मांडा 
सस्‍्कन्दमाता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि और 
सिद्धिदा ),--धातुः (पं०) नौ धातु (हेमत्ारारना- 
गाश्च ताम्ररद्भ व तीक्ष्णकम्‌ । कांस्यक कान्तलोहं च॑ 
घातवो नव कीतिता:), -परञ्चमम विवाह के विषय 
मे जन्मकुण्डली में एक अमंगल योग जब कि दुल्हन 
को जन्मराशि दूल्हे को जन्मराशि से पाँचवें या 
नव हों । 


नष्ट (वि०) | नश+कत |] 4. खोया हुआ, अन्तहिंत 
ओझल 2. मृत, ध्वस्त 3. विक्ृत, बिगड़ा हुआ 
4. वडिचित 5. भ्रष्ट,-ष्ठम (नपुं०) . नाश 2. अन्त- 
धन । सम० --चन्द्रः भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 
जब कि चन्द्रमा का देखना निषिद्ध हें, दृष्टि (वि०) 
अन्धा,--धो (वि०) भूल जाने वाला, ध्यान न देने 
वाला, बीज (वि०) नपुंसक, पंस्त्वहीन, - रूप 
(वि०) अदृश्य । 

नशाक:ः (पुं०) एक प्रकार का कौवा | 

नाकः [ न कम्‌ अक॑ दुःखम्‌, तनन्‍नास्ति यत्र ] 4. स्वर्ग 
2. अन्तरिक्ष 3. सूय। सम०-- नदी स्वर्गीय नदी 
स्वगंगा,-- नारी, अप्सरा,--लोकः स्वर्गलोक, दिव्य- 
लोक । 

नाकुः (पृ०) वाल्मीकि म्‌नि | 

नाग: | न गच्छति इति अगः, न अग इति नागः | 4. साँप 

हाथी 3. बादल 4. बिगल,--गम्‌ 4. टीन 2. जस्ता 

3. रांगा 4. एक प्रकार का रतिवन्ध । सम ०---आरूढ 


( शैर८ट४ ) 


(वि०) हाथी पर सवार,--कंतुः कर्ण का विशेषण 
--द्वीपम भांरत वर्ष का एक टापू, - नासोरु (स्त्री०) 
वह स्त्री जिसकी सुन्दर जंघाए आकार प्रकार में हाथी 
को सड से मिलती जलती हैं, - पर्णी पान का पौधा, 
- बन्धः एक प्रकार का नाम, - रिपुः गरुड़ । 

नागरकः [ नगर--अण्‌, स्वार्थ कन्‌ |] नगर पिता । 

नागरकाः परस्पर विरोधी ग्रह । 

नागरवत्ति: | ष० त० ] नागरिकों की शिष्टता, शिष्टा- 
चार, शालोनता । 

नागाज नः (पं०) एक बौद्ध शिक्षक का नाम | 

नागोजीभटटः (पं०) एक प्रसिद्ध ववाकरण का नाम । 

ताटकम [ नट+ण्वल | . दृश्य काव्य 2. नाटयरचना के 
मुख्य दस भेदों में प्रथम भेद । सम० - प्रपञ्चः नाटक 
करने की व्यवस्था, - प्रयोगः नाटक का अभिनय 
करना,--रद्धा नाटक का रज्रुमञज्च, . रुक्षणम्‌, नाटय- 
रचना विषयक विविध नियम । 

नादयम्‌ [ नट+ष्यञ |] 4. नाच 2. नाटक प्रस्तुत करना, 
अभिनय करना 3. नृत्यकला 4. नाटक के पात्र की 
वेशभूषा । सम०--अड्भानि नृत्य के दस भाग 
--आगारम्‌ नृत्यकक्ष, नाचघर,--रासकम एक प्रकार 
का एकाडकी नाटक,--बेदः नाटयशज्ञास्त्र या नाटय- 
कला का विज्ञान । 

नाडी [ नड्‌-| णिच्‌-- इन्‌ "- नाडि-डीष |] ॥. पौधे का 
नलिकामय डण्ठरू 2. कमल का खोखला काण्ड 


3, दरीर का नलिकायक्त अंग (जसे कि शिराया 


घमनी ) । सम० - चक्रम मलाघार आदि शरीर के 
स्‍्नायओं के तन्‍त्री केन्द्रों का समह, -- पात्रम जलूघड़ी 
- ग्रन्थ: ज्योतिष की नाडी शाखा पर एक पुस्तक । 

नाणकम्‌ (नपुं०) सिक्‍का, मुद्राड्भित कोई वस्तु । सम० 
--परीक्षा सिक्के को परखना,- परोक्षिन (वि०) 
सिक्‍कों का पारखी, परीक्षक । 


नाथितम्‌ | नाथ्‌--क्त |] माँग, प्रार्थना । 

नानदेसान (वि०) [ न्द --यहु+-श्ानच्‌ ] उच्च स्वर से 
शब्द करन वाला । 

नाना (अ०) [ न+नाझ ] . भिन्न-भिन्न स्थानों पर, 
भिन्न-भिन्न रीति से, विविध प्रकार से 2. स्पष्ट रूप 
से, पृथक रूप से 3. बिना 4. ( समस्त विज्ञेषणों में 
प्रयक्‍त ) बहुत से । सम०-- आश्रय (वि०) जिसके 
बहुत से आवास या घर हें,--गोत्र (वि० ) विविध 
गोत्रों से सम्बन्ध रखने बाला,- धर्मत (वि० ) भिन्न 
रीति-रिवाजों वाला,--भाव (वि०) भिन्न प्रकृति 
वाला । 

नानात्वम (नप ० ) विविधता की स्थिति । 

नान्‍दन (वि०) | ननन्‍्दन-+अण्‌ ] सुखद, हषंप्रद-संषा 
विद्तिरनाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌- ऐत० उप० ३॥१२ । 


नाभस्वत (वि०) [ नभस्वत्‌-भण्‌ ] वाय से संबन्ध 
रखने वाला । 

नाभागः ( पूं०)) एक राजा का नाम, ववस्वत मन्‌ का 
पुत्र, अम्बरीष का पिता । 

नाभि:,-भो (पुं० स्त्री०) [ नह +इज्न्‌, भव्चान्तादेश: | 
. संडी 2. संडी के समान कोई भी गहराई-पं ० 
4. पहिए की नाह 2. केन्द्र, मख्य बिन्दु 3. खत । 
सम० - गन्धः कस्तूरी की बू या गन्ध,--वषम जम्ब 
द्वीप के नो वर्षो में से एक । 

नाभोग: [न अआभोग: ] 4. देवता 2. साँप--नाभोगभोज्यो 
हरिणाधिरूढ: सो5यं गरुत्मानिव राजतीन्दु:-- रा० 
च० ६।८४। 

नामावशेष (वि०) [ ब० स०] जिसका केवल नाम ही रह 
गया हैँ, मृतक । 

नायकायते (ना० घा० आ०) व. नायक का अभिनय 
करना 2. मोतियों के हार में केन्द्रीय रत्न या मणि का 
काम देना । 


' नाराच: [तरान आचायति--आ+-+-चम्‌ --ड, स्वार्थ अण्‌, 


नारम आचामति वा] . पूव॑ंदिशा को जाने वाली 
सड़क 2. मृति को उसके स्थान पर जमाने के लिए 
घातु की बनी चटखनी या कोल । 

नारायणास्त्रम्‌ (नपं०) एक अस्त्र का नाम । 

नारायणसुक्तम्‌ (नपुं०) ऋग्वेद का पुरुष सूक्‍त । 

नारीनाथ (वि०) [ब० स०] जिसके स्वामित्व अधिकार 
किसीं स्त्री के पास हैं । 

नारोसणिः (स्त्री०) [स० त० | स्त्रीरत्न । 

नालायन्त्रम . तोप 2. निगल, नाली । 

नासत्यों (पृं०, द्वि० व०) [नास्ति असत्यं॑ यस्य, न० ब०, 
नञ्म: प्रकृतिव:द्भधाव: ] दीनों अश्विनीकुमार ॥ 

नासान्तिक (वि०) [नासा--अन्तिक] नाक तक पहुंचने 
वाला (लकड़ी आदि) । 


नासावेघः (पुं०) [ष० त०] नाक का वींधना, नासिका- 
वेध संस्कार । 

नासिक: (पुं०) महाराष्ट्र प्रान्त में स्थित एक पुण्यस्थान । 

नाहल: (पृ०) जातिच्यत सम॒दाय का व्यक्ति, जाति 

बहिष्कृत । 

निःक्षत्र (वि०) [ब० स०] क्षत्रिय रहित । 

निःशडु (वि०) [ब० स० | निडर, निर्भय, संकोचहीन । 

नि है (वि०) [ब० स०] ज्षब्द रहित, जहाँ कोलाहल 
नहो। 

नि:शस्त्र (वि०) [ब० स०] शस्त्रहीन, जिसके पास कोई 
हथियार नहीं । 

निःश्रेयसम्‌ (नपुं०) [निश्चितं श्रेय: नि० | . म॒क्ति, मोक्ष 
2. आनन्द 3. आस्था, विश्वास । 

निःसंशय (वि०) [ब० स० | निःसन्दिग्व, निश्चित । 


( १२८५ ) 


निःसंग (वि०) [ब० स०] . अनासक्त 2. मकत 3. स्वा- 
थरहित । 

निःसत्त्व (वि० ) [ब० स० | . असार 2. बलहीन 3. नगण्य । 

निः:सीसन (वि०) [ब० स०] सीमा रहित । 

निःस्‍स्नेंह (व०) [ब० स०] . रूखा 2. भावशून्य । 

निःस्पन्द (वि०) [ब० स०] निरचल, गतिहीन । 

निःस्पह (मि०) [ब० स० |] . इच्छा रहित 2. सन्‍्तुष्ट । 

निःस्व (वि०) [ब० स०] अथंहीन, निधन । 

निःस्वन (वि०) [ब० स०] निदशब्द, शब्द रहित । 

निःस्वनः (पुं०) [नि:+स्वन-+-अच] शब्द, ध्वनि । 

निकटवरतिन (वि०) [निकट-+-व॒त-णिनि] निकटस्थ, 

पास ही विद्यमान हो । 

निकबषणः [नि--कष्‌ -- ल्यट | दे० 'निकष: कसौटी । 

निकषायित (वि०) | मनिकष--क्यछ-|-णिच--क्त | जो 
किसी बात के लिए प्रमाण या कसौटी मान लिया 
गया हो (उदा०-वंदृष्यनिकषायितेयं सभा) । 


लिकाशः [नि+काश-- घञ्म |. प्रकाश 2. रहस्य-- निका- 
शस्तु प्रकाश स्यात्सदश रहसि स्मतः -नाना० | . 

निकृष्टकर्मन (वि०) [ब० स०| जो निन्य कार्यों के करने 
म॒ व्यस्त ह । 

निऋन्दित (वि०) [ति+-ऋक्रन्द+क्‍्त | जिसने खब कऋन्‍्दन 
किया हो, शोर मचाया हो (दृषित स्वर से पाठ 
किया हो) । 

निक्षिप्त (वि०) [नि-+-क्षिप्‌--क्त] नियत । 

निरक्लिन (अ०) परणंतः, सब मिलाकर । 

निगाद: [नि-+गद --घज्ण_] सस्वर पाठ । 

निगमः [निगम --अच | . प्रतिज्ञा - स्वर्निंगममंपहाय 
मत्पतिज्ञां ऋतमधिकत मवप्लतो-- भाग० १॥९।३७ 
2. प्राप्ति--पन्‍्थया मन्निगमः स्मत:--भाग० ११। 
१९॥४२ ॥ 

लिगमनसत्रस (नपं ०) वह सूत्र जो किसो अनुमान वाक्य 
का उपसंहार करता ह । 


निगमात्‌ (अ० ) सारांशतः, संक्षेप से--भाग० १०।१३।३९। 

निगए (म्वा० पर०) छिपाना, गप्त रखना । 

निगोणंचारिन (वि०) [क० स०] अज्ञात होकर घूमने 
वाला । 

निगोजाहकः (पं०) बिच्छ । 

निग्रहः [नि- ग्रह +-अच | अतिक्रमण--निग्रहाद्धमं शास्त्राणां 
>महा० १२।२४।१३ । 

निग्रहणम [नि+ग्रह +ल्यट | यद्ध, लड़ाई । 

निघध्नान (वि०) [नि+हन्‌-+-शानच्‌]| नाशकर्ता, जो नष्ट 
करता है । 

निचित [नि-|- चि+क्त | बद्धकोष्ठ, मलावरुद्ध । 

निचुलः [नि+चुल--क | !. कमल 2. नारियल का पेड़ 
_+जनाना० । 


निवलय (चरा० उभ०) बकक्‍स मे बन्द करना, ढकता 
--निजां वोणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृताम्‌ 
>-सौन्दय० । 

नितम्बः [निर्मत तम्यते कामुक:--निर-+तम्ब्‌ --अच | 
4. कल्हा 2. वीणा का स्क्‍नशील फलक 3. ढलान 
4. चटटान । 

नितान्तकठिन (वि०) बहुत कठोर, अत्यन्त कड़ा । 

नित्य (वि०) [नियमेन भवं-नि+त्यप। . अनवरत 
लगातार, शाइवत 2. अनइवर 3. नियमित, स्थिर 
4. आवश्यक 5. सामान्य (विप० नंमभित्तिक) 
सम०--अनुबद्ध (वि०) सदव सबद्ध,- अनुवाद: 
तथ्य की नग्नोक्ति-मं० सं० ४।१।४५, अभियुक्त 
(वि०) लगातार क्षिसी न, किसी कार्य में लीन, 

कालम (अ०) सदेव, हर समय,->जात (वि०) 
लगातार उत्पन्न अथ चन॑ नित्यजात - भग० २।२६, 
- बृद्धि (वि०) सभी वातों को सतत या निरन्तर 
मानने वाला, भाव: शाहवतता, नरन्तयं, - सम: 
एक विचार कि सभी वस्तुएँ सदव एक समान 
रहती हैं । 

निदाघ: [नि+दह +घजञा. कुत्वम] आन्तरिक गर्मी । 
सम० धामन्‌ (पुं०) सूय॑ निदाघधामानमिवाधिदी- 
घितम - शि० १।२४। 

निदशिित (वि०) [नि-+दर्श+णिच्‌+क्त] प्रदर्शित 
चित्रित, प्रमाणित । 

निदशिन (वि०) [नि+दश्‌+-णिच्‌ + णिनि| पथप्रदशेक 
उदाहरण प्रस्तुत करने वाला सतां बद्धि पुरस्कृत्य 
सर्वडोकनिदशिनीम - रा० २।१०८।१८ । 

निद्रादरिद्र (वि०) [व० स०]| “अनिद्रा रोग से ग्रस्त । 

निधघनम (नपुंं०) [निवृत्तं धनं यस्मात्‌---ड्घाज्न_-+-क्यु | 
जन्मकूंडली में लग्न से छठी राशि ॥ 

निधानम [नि+घा+ल्यट्‌] घरोहर । 

निन्दनोपमा (स्त्री०) निन्दोपलक्षित, उपमा, एसी तुरूना 
जिसमें निन्‍्दा प्रकट हो । 

निपत (म्वा० पर०) विफल होना, अपरिपक्व अवस्था म 
ही नष्ट हो जाना (जंसे गर्भपात) । 

निपाक: [नि+पैच्+घछल्म ] !. पसीना 2. (कच्चे फल 
को) पकाना । 

निपात: [नि+पत्‌+घणञा | मिलकर आना, समागम 
--यासामेव निपातेन कलछूल नाम जायते-महा०» 
१५२।२२०।११५ | 

निफनम्‌ (नपं०) अफ़ीम । 

निबहित (वि०) [नि+बहं -+-क्त] नष्ट किया गया, दूर 
किया गया - कृतः कृतार्थोहस्मि निबहितांहसा--शि० 


न्‍फ 
निबिदित (वि०' [नि+वि (बि) ड-+कक्‍्त| १. गुरूकृत, 


( १२८६ ) 


भारी बनाया हुआ, भीड़ से युक्त, मोटा 2. दाबकर 
सटठाया हुआ, भींचा हुआ -ल छ्भाभ्तुनिविडित--बा ० 
रा० ५११९ | 

निभत (वि०) [नि+भू+क्त] . भरा हुआ 2. गुप्त 
3. मूक 4. विनीत 5. दृढ़ 6. एकाकी 7. निष्क्रिय, 
आलसी । सम०--आचार (वि०) दृढ़ आचरण का 
व्यक्ति,---स्थित (वि०) गुप्तरूप से विद्यमान । 

निमः: (पृ०) लकड़ी को खूंटी, मेख । 

निमित (वि०) [नि+मा-+कक्‍्त] 4. दे० “निमित: उत्पा- 
दित 2. मापा गया ।। 

निमित्तम [ नि+मिद--क्त | 7. ज्ञान का साधन--तस्य 
निमित्तपरीष्ट:--मी ० सू० ११३ 2. कार्य, उत्सव 
--एतान्येव निमित्तानि मुनीनामूध्वेरेतसाम--महा ० 
१२९।६१।६। सम०- ज्ञः (पुं०) शकुन के आधार 


पर भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी,-- नेंसित्तिकम्‌ | 


कार्य और कारण, - मात्रम केवल उपकरण स्वरूप 
कारण--भाग ० ११।३३ । 

निर्मेषान्तरम्‌ | ष० त० |] एक क्षण का अन्तराल । 

निम्न (वि०) [नि+म्ना+क |] /. गहरा, नीचा 
2. अधघम कार्य-निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति - महा ० 
३।१९०१२६। सम० -अभिमुख (वि०) निम्नतर 
स्तर की ओर बहने वाला - कु० ५५ | 

निम्नित (वि०) [ निम्न--इतच्‌ | गहरा, डूबा हुआ । 

निम्बपञ्चकम्‌ (नपुं०) नीम वृक्ष से उत्पन्न पाँच पदाथ 
-+पत्त, फल, त्वचा, फल और जड़ ॥ 

निम्बकपञचकम्‌ (नपुं०) नींबू के पाँच भंद (सनन्‍्तरा, 
मुसम्बी, नारंगी, खट्टा या गलगल, कागजी नींबू) । 

नियत (वि०) [ नि+यम्‌+कत ] 4. रोका हुआ, बांधा 
हुआ 2. आश्रित 3. (व्या० में) अनुदान सहित 
उच्चरित । 

सियमः | नियम्‌--अप ] . गृप्त रखना-मन्त्रस्य 
नियम॑ कुर्यात्‌ - महा० ५।१४१।२० 2. प्रयत्न -- महा ० 
२।४६।२० । सम० - हेतुः विनियमन का कारण, 
नियमित रखने का कारण । 

नियकत (वि०) [ नि+युज्‌+-क्त ] उपयोग में लाया 
गया, काम पर लगाया गया । 

नियोक्‍्तव्य (वि०) [नि#+यूजू-+तब्यत्‌ |] 4. जिसको 
कोई कार्य सौंपा जाय 2. नियक्त किये जाने योग्य 


3. जिस पर अभियोग चलाया जाय--मनु० ८। १४, 


नियोगः [ नि+यूज्‌+घ्ऊ ] . अपरिवत्यं नियम--न 
चंष नियोगो वृत्तिपक्षे नित्यः समास इति--मी ० सू० 
१०।६।५ पर शा० भा० 2. सही, यथार्थं--कि० 
१०।१६९॥ 

निरग़ (क) (वि०) [ निर--अग्न (क) | जो राशि बिना 
कुछ शेष रहे, पूरी पूरी बट सके | 


निरधिष्ठान (वि०) [ ब० स० ] . असहाय 2. स्वतंत्र 

निरनग्रह (वि०) [ब० स०] निर्देय, कुपाशून्य, 
अकपाल । 

निरननासिक (वि०) जो वर्ण नाक से निरपेक्ष हो, जिसमे 
नाक की सहायता की आवश्यकता न हो । 

निरनुतासिकम्‌ (नप॑ँ०) नारायण भट्ट को एक रचना 
जिसमें कोई अननासिक वर्ण प्रयक्त नहीं हुआ । 

निरन्धस (वि०) [ ब० स० ] भूखा, निराहार । 

निरपवाद (वि०)[ ब० स० ) (. कल द्भू:रहित 2. जिसमें 
कोई अपवाद न ही । 

निरलंकृतिः (स्त्री०) (काव्य में) अरूकार का अभाव, 
सरलता | 

निरवसाद (वि०) [ ब० स० | प्रसन्न, खुश । 

निरायति (वि०) [ ब० स० ] जिसका अन्त दूर नहीं हैं 
-- नियता रूघ॒ता निरायतेः--कि० २।१४ । 

निरारम्भ (वि०) [ ब० स० ] सब प्रकार का काय 
करने से मक्‍त (अच्छी भावना से), निष्क्रिय । 

निरावर्ण (वि०) [ ब० स० |] स्फूट, स्पष्ट, प्रकट । 

निरुपभभोग (वि०) [ ब० स० ] उपभोग शूल्य । 

निरुपाधिक (वि०) [ ब० स० ] जिसमें कोई शर्ते न हो, 
निरपेक्ष । 

निर्दाक्षिण्प (वि०) [ ब० स० ] जिसमे शिष्टता या 
शालीनता न हो, अभद्र । 

निर्धात (वि०) [ निर+धाव--क्त | धुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ-निर्धेतदानामलूगण्डभित्ति: --रघु० २।४३ । 

निर्नाषध_ा (वि०) [व० स०] जिसका कोई नेता 
नहो। 

निर्बोज (वि०) [ ब० स० | नपुंसक, नामद, निश्शक्त । 

निर्मन्तु (वि०) [ ब० स० ] निष्कलंक, निरोह, । 

निर्मान (वि०) [ब० स० ] . आत्मविश्वास से हीन 
2. जिसमें स्वाभिमान न हो । 


निर्लेक्ष्य (वि०) [ ब० स० ] अदृश्य, जो दिखाई न दे । 

निर्लन (वि०) [ ब० स० ] पूरी तरह कटा हुआ । | 

निर्वत्सल (वि०) [ ब० स० | स्नेहहीन, जिसमे 
वात्सल्य का अभाव ही । 

निरविषहझग (वि०) [ ब० स० ] अनासक्त, उदासीन । 

निर्वेत्तः (स्त्री०) निष्पन्नता, निष्पत्ति । 

निर्वेछक्ष्य (वि०) [ ब० स० ] निलेज्ज, बेशम । 

निव्यंबंधान (वि०) [ ब० स० | व्यवधानरहित, मुज़त, 
अनाच्छादित, खुला (स्थान) । 

निव्यवस्थ (वि०) | ब० स० ] जिसमें कोई व्यवस्था 
न रहे, इधर उधर भटकने वाला, असंगत गतियुकत । 

निर्व्यावत्ति (वि०) [ब० स० ] जिससे कुछ प्राप्ति 
नही। 

निश्चोड (वि०)[ ब० स० ] निलेज्ज, बेशम । 


न 


( १२८७ ) 


नमिरयः [| निर-इ--अच ] दे० 'निलय:--आवासनि रया- 
द्वीरी निरयादिव सानुज:--रा० च० २। सम० 
- बत्मन (नपु०) भौतिक अस्तित्व-ञयासां गृहे 
निरयवत्मनि वततां वः--भाग० १०।८२॥३१ । 

निरस्तसंख्य (वि०) [ब० स० ] अनन्त, असंरूय, अन- 
गिनत । 

निराकृत (वि०) [ब० स० ] 4. निराकरण किया गया 
2, तिरस्कृत । 

निरुद्ध (व०) [नि-+-रुधू+क्त | 7. अवरुद्ध 2. भरा 
पूरा, पूण । सम०--वत्ति (वि०) काय करने में 
जिसकी गति अवरुद्ध हो गई हे-वाष्पनिरुद्धवृत्ति- 
कण्ठम्‌ । 

निरोधः [| नि+रुप्‌+घजञ् | लय, बुझ जाना । 

निरूपक (वि०) [नि-+-रूप+ण्वुल ] . निरूपण करने 
बाला, पयंवेक्षक 2. निश्चय करने वाला, घटक ! 

निरूपित (वि०) | नि+रूपू-+क्त ] 7. चिह्नित, अंकित 
2. नियकक्‍्त 3. निशाना बनाया गया, इंगित । 

निऋतिः (स्त्री०) [ निर-+-ऋ--वितन्‌ ] 4. मूल नक्षत्र 
2. आठ वसुओं में से एक 3. ग्यारह रुद्रों में से 
एक | 

निगेलित (वि०) [ निर+गल-+-क्त ] 7. बहा हुआ 
2. घुला हुआ, पिघला हुआ । 

निणयोपमा (स्त्री ०) अनुमान पर आश्चित उपमा--काव्या ० 
२।२७ । 

निणिक्त (वि०) [ निणिज्‌-क्‍्त ] 4. घुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ 2. प्रायश्चित्त किया हुआ। सम० 
>बाहुबलय (वि०) जिसके कड़े या चड़ियाँ स्वच्छ 
करफे चमका दी गई हों,---मनस्‌ (वि०) स्वच्छहृदय, 
निर्मल मन वाला । 

निर्देश: [ निर--दिश--घस्म ] करार, प्रतिज्ञा--महा० 
१२।२२।७० | 

निर्देदय (वि०) [ निर+दिश्‌--यत्‌ ] . संकेत किये जाने 
के योग्य 2. निश्चित किये जाने योग्य 3. उद्धोष्य 
4. जिसम पवित्रता होनी चाहिए - सुरापान ब्रह्महत्या 
४० अनिदश्यानि मन्यन्ते - महा० १२।१६५।३४ । 

निर्धूननम्‌ [ निर+घूञा +ल्यूद ] दीघ॑ निःश्वास, लहरों 
की भाँति उठना गिरना | 

निबेन्धपृष्ट (वि०) [ त० स० | जिससे आग्रह पू्वेक कोई 
बात पूछी गई हू । 

निबन्धिन्‌ (वि०) [ मिबन्ध--इनि | आग्रह करने वाला । 

निर्भत्संनम्‌ [ निर +-भत्स +ल्‍ल्यूदट ] घमकी देना, अप- 
दाब्द कहना, झिड़की देना । 

निर्माथन (वि०) [ निर्माथ--इनि | कुचलने वाला, 
बिलोने वाला, पीस डालने वाला । 

तिर्मा [ निर +मा-+-अड ] मल्य, माप, सम । । 


श्द्र 


23--.-गात+ना-मार नह...“ नि". नाकाम माइक "नारा रा ...............स.....................-अा.ड...छ..-.....ण गा न न गीगना "वन गान नतनतनतयणयणयणयणनणनता63 धन, . पालना «मी नाना--गाना गान "पोल >-्रीध ० गा ना भा गा ००-- .नूहमहममममम मूह सन." न --- मी नमन .ुदााााााााााााााााााााााााााााााााा-......क्‍आ....ल्‍प मूल मूल 


तिर्माणम्‌ | निर्‌ +मा--ल्युट्‌ ] बनना, जन्म होना--पृर्व- 
निर्माणबद्धा हि. कालूस्य गतिरीदक्षी--रा० ७। 
१६०।२ । 

नियंत्‌ (वि०) [ निर+या+शत्‌ ] बाहर जाता हुआ, 
निकलता हुआ । 

निर्याणम्‌ [ निर+या-+ल्‍ल्यूट ] नगर से बाहर जाने 
का मार्ग । 

निर्याणिक (वि०) [ निर्याण--ठक ] मोक्ष की ओर ले 
जाने वाला । 

निर्यामकः | निर+यम्‌+णिच्‌-+पण्वल ] सहायक । 

निर्योगः [ निर्‌ -+यूज्‌+- घञ् | 7. पूरा करना, सम्पन्न 

करना, बनाव श्रृंगार करना-निर्योगात्‌ भूषणान्माल्यात॒ 

सवम्योष्ध॑ प्रदाय मे--प्रति० १।॥२६ 2. गाय को 

खूटे से बाँधने का रस्सा--भाग० १०२१॥१९ । 


सिलोच्य ( अ० ) [ निर्‌+लुच्‌--ल्यपू |] सोचविचार 


कर । 
| निवेचनम्‌ | निर+वच्‌ +ल्यट | स्तुति--महा० १ 
१०९।२३ | 
निर्वापप [ निर्‌+वप्‌--घतक् ] प्रदान करना, अपंण 
करना । 


निर्वापित (वि०) [ निर-+वष्‌+णिच्‌ --क्त ] बुझाया 


हुआ । 

निर्वासित (वि०) [ निर्‌+वस्‌ --णिच्‌ --कक्‍्त ] बहिष्कृत, 
निष्कासित । ]' 

निर्वास्थ (वि०) [ निर ++-वस-+-णिच्‌ +यत्‌ ] बहिष्कायं, 
देश से निकालने के योग्य । 

निविश (तुदा० पर०) . घर में बस जाना 2. प्रविष्ट 
होना 3. आगे जाना 4. ऋण परिशोधत्र करना-निर्वे- 
ष्टव्यं मया तत्र - महा० ५।१४६।१५ 5. किसी के 
साथ रहना--शुश्रूषणे प्रावृषि निविवक्षताम्‌ -- भाग० 
१।५॥२३ । क्‍ 

निविष्ट (वि०) [निर+विशु-कक्‍त ] . घुसा हुआ, 
चविपका रहा, जुड़ा रहा 2. शिविर में वर्तमान, डेरा 
डाले हुए । 

निवेश: [ निर +विश्‌--घजा ]॥. प्रविष्ट होना-- आत्म- 
निर्वेशमात्रेण तियग्गतमुलखलम्‌ --- भाग ० १०।१०॥२६ 
2. बदला लेना -- भाग० १०।४४।|२९। 

निर्वारिति (वि०) [ निर+बृु+णिच्‌+क्‍त ] हटाया 
हुआ, रोका हुआ । 

निवंत्तमात्र (वि०) जो अभी-अभी समाप्त किया हो । 

निर्थंटजक (वि०) [निर -+व्यञ्ज्‌+पण्वुल ] संकेत 
करता हुआ, दिग्दरशंन करता हुआ-स्नेहस्य निव्येञ्जक: 
>-महावी० ५१६२ । 

सिविद्ध (विै०) [निर+व्यध्‌+क्त ] 4. 
2. वियकक्‍त । 


घायल 


( (१२८८ ) 


निर्वेध: [| निर +व्यघ्‌+धज्ण_ ] . अन्दर घुस जाना । निश्राण: [ मि-+श्रि+-शानच ] सान, सिलली, शाण- 
2. अन्तदृष्ठि । प्रस्तर । 
मिर्व्यूषित (वि०) [ निर +वि-+-वस्‌ --क्त ] व्यय किया विषादस्थपतिन्यायः ( पूं० ) एक नियम जिसके आधार 
गया, बीत गया, अतीत । पर कमंधारय और तत्पुरुष दोनों समासों की प्राप्ति 
मिर्व्यड (वि०) [ निवि+-ऊह -+क्‍्त ] ।. समरव्यह में। होने पर, पूव्ववर्ती अर्थात्‌ कर्मंधारय ही बलीयान 
व्यवस्थित 2. सफ़ल 3. बाहर घकेला गया । हीता हू । 
निर्व्यि:ः [निवि--ऊह -- क्तिन्‌] उच्चतम बिन्दु या अंश। | सिषेकः [ नि-+पिच्‌ --घजञ्] आसुत, स्रव, अकं । 
निव्य हः [निवि---ऊह -+अच] खूटी-महा० ३।१६०।३९। | नि्ेक्तु (पुं०) [ नि+षिच--तृच ] पिता, जनक । 
निहेरणम्‌ [| निर --ह+ल्यूद ] विषहर, विषनाशक । निषंधिन (वि०) [ निषंध--इनि ] ॥. प्रत्याख्यान करने 
निर्हरि: [ निरह-+घञ ] घटाना । वाला, वजन करने वाला 2. आगे बढ़ने वाला । 
निर्हारिन' (वि०) [ निर्हार+इनि ] . फलाने वाला ! निष्कम्‌ | निष्क --अच्‌ ] बिदाई, प्रस्थान जज 
एक प्रकार की सुगन्ध जो और सब सुगन्धों से , निष्कल (वि०) | निष्कल-|-अच ] (संगीत० अन- 


बढ़िया हो । च्चरित या अव्यक्त ( वाणी ) । 
निर्कासः [ निर -ह्स+घञा_] छोटा करना, संकुचित ! निष्कालनम्‌ [ निष्कल --णिच्‌--ल्यूट ]) दूर भगाना 
करना । हटाना । 
निरूयनम [ नि+ली--ल्यूट ] घर, आवास, निवास । निष्कृति: [ नि:-|-क़ +-क्तिन्‌ ] भत्सेना, झिड़की - स्त्रिया 
निलायनम्‌ [ नि-+ली--णिच्‌ --ल्यूट्‌ू ] आँखमिचौनी का | स्तथापचारिण्या निशक्ृति: स्थयाददूषिका--महा० १२। 
खंल खंलना--भाग ० १०।११।५९ । ३४।३० । 
निवहः [ नि-+-वह +अच्‌ ] हत्या, वध । निष्कषम्‌ | नि:-कृष --अच्‌ ] टक्स लेने के लिए प्रजा 
निबातकबचा: (१०) (ब० व०) एक जनजाति का नाम । का उत्पीडन । 
निवाप: [ नि+वप्‌+घजञा ] . बीज, अन्न के दाने ! मिष्करान्त (वि०) [ नि:-+-क्रम--क्त ] . बाहर निकला 
2. श्राद्ध के अवसर पर पितृतपंण 3. उपहार । सम० | हुआ 2. आगे आया हुआ--अध॑निष्कान्त एवासौ --दु ० 
--अञ्जलि: तपंण के लिए दोनों हाथों की अज्जलि स० ३।३४ । 
में लिया हुआ पानी,--अन्नम्‌ यज्ञीय आहार । निष्टनः [ नि: +तन्‌-अच्‌ ] कराहना, आह भरना-- रा ० 
निवारक: [ नि-|-व्‌ृ-+-णिच्‌ --ण्वल ] प्रतिरक्षक । |. ७२११२ | 
निवासः [ नि+वस्‌ --घञज ]. घर, मकान, आवास । | निष्ठापित (वि० ) | नि:+स्था--णिच --क्‍्त | सम्पन्न 
सम ०--भूमि: रहने का स्थान, --रचना भवन, मन्दिर, . पूरा किया गया--माल० ६। . - 
--स्थानम्‌ रहने की जगह ।  निष्ठानित (वि०) [ निष्ठान--इतच्‌ ] मिर्च मसाले के 
निबिश (तुदा० आ०) 7. फेंकना, बन्दृक़ का निशाना छोंक से यक्‍त, अचार चटनी आदि सहित । 
बनाना 2. (मन को ) प्रभावित करना । निष्ठित (वि०) | नि+ष्ठिव्‌--क्त ] जिसके ऊपर थका 
निविष्ट (वि०) [नि-+-विश्‌--क्त] कृष्ट, आवर्धित (देश)। | गया हो - भाग ० ११।२२।५९ । 


निवृत्‌ (भ्वा० आ०) 4. वापिस आना 2. भाग जाना | निष्पातः [ निः+ पत्‌--घछ्म ) घड़कन, कम्पन । 


3. बच निकलना 4. समाप्त होना 5. सम्पन्न होना | निष्पन्द (वि०) [ नि--स्पन्द--अच्‌ ] गतिहीन, अचल, 
प्रेर० बाल छोटे कराना । | स्थिर,-न्दः (पुं०) मित्रता का बन्चन--आर्षो<्यं 
निवृत्त (वि०) [ नि+वृत्‌--क्त | जमा हुआ, व्यवस्थित, |. देवि निष्फ्द:ः--रा० ३।५५।३५ | 


विभियमित (जसे कि सूय) । सम०--यौवन (वि०) | निष्पृतम [ निः:--पू--क्त । धर्मशाला, धर्माथं बना 
जिसे फिर जवानी दी गई हो, जिसकी जवानी लौट विश्वामभवन । 


आई हो । निष्कोश (वि०) [ ब० स०] बिना म्यान का । 
निशारत्नम्‌ [ ष० त० ] 4. चन्द्रमा 2. कपूर । निदचक्रिक ( वि०) [ ब० स० ] बिना किसी चालाकी के 
निशिचारः [सप्तम्यलुक समास | निशाच र, राक्षस, पिशाच। | ईमानदार, सच्चा | 


+ | 
लिदचाय: | निः--चि--घ्ञ _] समाज, सत्संग । : निष्पक्य (वि०) [ निस--पच्‌ + क्त ] भली-भाँति पकाया 
निइचारकम्‌ [ नि:+-चर्‌-ण्वल ] 3. पुरीषोत्सर्जन हुआ । 

2. वाय, हवा 3. धष्टता, दुराग्रह, हठ । निध्परामशं (वि०) [ ब० स० ] जिसे कोई उपदेश 
सिश्चिचतार्थ (वै०) [ ब०स० ] . जिसने अपना मन मिला हो, असहाय । 


पका कर लिया हूं 2. यथार्थ न्याय करने वाला । विष्पुराण ( वि०) [ ब० स० ] अश्वतपूर्व, नया, शूतन ! 


( १२८९ ) 


नव्प्रतिग्रह (वि०) | ब० स० ] जो दान ग्रहण नहीं करता 
हैं, उपहार नहीं लेता है । 

निष्प्र्याता (वि०) [ ब० स० ] निराज्ञ, हताश । 

निष्प्रवणि (वि०) [ ब०स० ] जो खड्डी से अभी आया 
है, नया (कपड़ा ) । 

निःश्कर (वि०) [ ब० स० | जिसमें कंकड़ न हों, रोडे 
आदियों से मकक्‍त । 

निःसह (वि०) [ ब० स० ] 4. क्लान्त 2. असहिष्णु । 

नि:सृत्र (वि०) [ ब० स० ]| असहाय, साहाय्यहीन । 

निःस्वन (वि०) [ ब० स० ] शब्दहीन, जिसमें से कोई 
आवाज़ न निकले । 

नि:स्पर्श (१०) [| ब० स० ] कठोर, कड़ा, रूखा । 

निसगेनिपुण (वि०) [ पं० त० ] स्वभावतः चतुर। 
(वि०) [नि+सृुज्‌-+कक्‍्त | सलगाया हुआ 

(जसे आग ) 

निस्तुषत्वम॒[ ब० स० |] तुषों का म होना, दोषराहित्य, 
दोषों का अभाव । 

निस्तोदः [ निः+तुदू+घछा, | गुभ जाना, चुभ जाना, 
डंक मारता । 

निहित (वि०) [ नि+धा-+-क्‍्त ] (सेना की भाँति) 
कृम्प लगाए हुए, शिविरस्थ । सम०-दम्ड (वि०) 

निकृव ९३४०. कृपाल | 

का | नि+ जे ध्शाक | 4. मकर जाना 2. वचन- 


नीचगासित्‌ (वि०) अघम मार्ग का अनूसरण करने वाला । 

नोतिशतकम (नपं ०) भर्तेहरिकृत नीतिबिषयक सौ इलोकों 
का संग्रह । 

नीरचर ( वि० ) | त० स० | जरहू मेंर ह्ने वाला, जल में 
घूमने वाला । 

नोरड्ो (स्त्री०) हल्दी । 

नीराजित (वि०) [ निर+राज्‌-+कक्‍त ] देकतार्चन के 
दीप तथा ज्योति से सुसज्जित, प्रभासित । 


नीलपिटः (पूं०) राजकीय प्रशस्तियों तथा समाचारों का 
संग्रह | 

नीलस्नेहः (पू०) अतिशय प्रेम । 

नीवि;वी (स्त्री०)) [नि+व्यं+इचल , य लोप. प्रव॑स्य 
दीघः ] कारागार--नीवी स्यादबन्धनागारे धने स्त्री 
वस्त्रवन्धते -नाना ० । 

नत्तिः [ नद+क्तिन ] हटाना, दूर करना । 

ननंभावः ( पं ०) सम्भाव्यता, प्रायिकता । 

नूनंभावात्‌ (अ०) कदाचित्‌, सम्भवत: । 

न [ नी-|-ऋकऋन डिच्च | (पं० कतं० ए० व० ना) 
. मनष्य, व्यक्ति (चाहे पुरुष हो या स्त्री) 2. मनुष्य 
जाति 3. पुंल्लिग शब्द 4. नेता। सम०--कार 
मनृष्योचित कार्य, शौयं,--जग्यध (वि०) मनुध्यभक्षी 


+-पाय्यम 
पालकी । 

नत्तम । (नपु०) [ नृत्‌ + क्त, क्यप वा ] नाच, अभिनय। 

नेत्यम / सम ०- हस्तः नाचते समय हाथों की स्थिति । 

नेती (स्त्री०) योग की एक क्रिया--नाक में डोरी डाकू 
कर मंह में से निकालना 4 

नेत्रम [ नी+ष्टून ] . खटमल--नाना० 2. बकक्‍्कलरल 
वक्ष की छाठ--नाना० 3. आँख । सम०-- कामणम 
आँखों के लिए एक जादू,-- चपछ (वि०) जिसकी 
आँखें अधिक झपकती हों, आँखे झपकाने वाला,-पाक 
आँखों की सृूजन,--बन्धः . आँख मिचीनी खेलना 
2. आँखों में घूछ झोंकना,-- अवस्‌ सांप । 

नेश्यम्‌ (नपृ०) आँखों के लिए उपयक्त । 

मेंदीयोमरण ( वि०) [ ब० स० ] जिसकी मृत्यु निकट ही 

हा मरणासन्नर--राज ० ४।३१ । 

नेटिवस्‌ ( वि०) शब्दायमान, कोलाहल करने वाला । 


नेपथ्यगहम (नपृ०) श्ूगार भवन, प्रसाघनकक्ष । 

नेसितुम्बारम (तपु० ) पहिए का घेरा और नामि । 

नेय (वि० ) [ नी+पण्यत्‌ | 7. ले जाये जान के योग्य 
2. शिक्षा दिय जाने के योग्य--अनेय: शिक्षणितुम- 
योग्य:---महा ० ५।७४।४ पर टीका । 

नेफकोटिसारः ( पूं० ) करोड़पति, कोटयघीश । 

नेगमः [ निगम--अण्‌ ] यास्ककृत निरुक्‍त का एक काण्ड | 
सम ० --काण्ड: दे० नेगम । 

नंब्र ( वि० ) [ निद्रा--अण्‌ ] !. शयालू, निद्राल 2. बन्द 
( फल जिसकी पंखड़ी अभी बन्द हो ) 

नेमित्तिक ( वि० ) [ निमित्त--ठक ] 7. किसी कारण से 
संबद्ध 2. असाधारण । सम०--कमन्‌ (नपुं ०) किसी 
विशेष कारण से होने वाला संस्कार ( विप० नित्य- 
कर्म ),- रूयः ब्रह्म में लोन हो जाना, ज्राह्मयलय (यह 
लय चार हज़ार वर्ष के उपरान्त होता ह । 

नेऋंत्य (वि० ) [ निऋंति-+-अण ] दक्षिण-परिचम 
दिज्ञाओं से संबंध रखने वाला । 

नेद्िचन्त्यम्‌ [ निश्चिन्त - ध्यञ्य ] चिन्ता से मुक्त होना । 

नेष्कतेंक ( वि० ) [ निष्कर्त्‌॑+ठलझा ] छकड़ी काटने 
वाला । 

नेष्क्रम्यम्‌ [ निष्क्रम | ध्यञया ] भौतिक सुखों के प्रति 
उदासीनता ( बद्ध० ) 

नेष्ठिफ ( वि० ) [ निष्ठा+ठक ] . अन्तिम, उपसंहार 
परक 2. निश्चित 3. उच्चतम, पूर्ण 4. आभाये, अनि 
वायं--महा ० १२।६३।२३। सम० --शअ्रह्मसारिन 
( वि० ) जीवनपयन्‍न्त ब्रह्मचय पालन करने वाला । 

नहारः [ नीहार+ अण्‌ ] कुहरा या घंघ से संबन्ध रखने 
वाला 

नोकमः [| ष० त० ] किद्ितयों से बनाया गया पुर । 


बड़ा भवन, बंडो कमरो,--वाहामे 


( १२९० ) 


न्यन्तः [| नि-+-अन्त ] . सामीप्य, सन्निकटता 2. पश्चिमी 
पाश्वे---रा० २।६८।१२ । 

न्यवग्रहः [ नि+ञअव-ग्रह -+अच ] समस्त शब्द के 
प्रथम खण्ड का अन्तिम स्वर जिस पर स्वराछह्ून नहीं 
किया गया हूं । 

न्यस्त (वि० ) [| नि+अस-+कत ] 7. धारण किया 
हुआ, वस्त्र पहने हुए 2. ( स्वर की भाँति ) मन्दस्वर 
से यकत । सम० -अस्तव्य ( वि० ) रख दिए जाने 


के योग्य, स्थिर किये जाने योग्य,--चिहक्नल ( वि० ) : 


बाह्य चिह्न से मुक्त । 

न्‍्यासः [ नि+अस +घजञ्म ] लिखित पाठ्य या साहि 
त्यिक मूल पाठ । 

न्‍्यायः [ नि+इ+घज्णम ] . प्रणालो, रीति, नियम, 


पंश्ु,स्‌ ( स्वा० चुरा० पर०) नष्ट करना । 

पक्तिः  [ पच्‌+फक्तिन्‌ ) पवित्रीकरण,--शरीरपक्ति 
कंमणि---महा ० १२।२७०।३८ । 
(धि०) [ पच- क्त, तस्य व: ] 4. पका हुआ, भूना 
हुआ, उबाला हुआ 2. पूर्णविकसित । सम० -- कषाय 
(वि०) जिसके मनोवेग और विषय वासनाएँ शान्त 


हो गई हँ,- गान्न (वि०) पके गात वाला, दुबंल 


दरीर, क्षीणकाय । 

पडक्ति [ पञ्च --क्तिन ] . एक छन्द का नाम 2. काइन, 
श्रेणी । सम० -- क्रम: आनुपृठ्यं, परम्परा, क्रमिक 
अनगमन । 

पड़क्तिशः (अं०) पंक्तिवार, लाइनों में । 

पद्धन वासर: (पुं०) शनिवार । 

पक्ष: | पक्षअच्‌ ] (वेद०) सूर्य, दे” २।५३।१६ पर 
सायण० ॥ सम ०--अध्यायः तकशास्त्र,--निष्षेपः ए 
पक्ष का ही विचार करना, किसी का पक्षपात करना 
-> गेंद: किसी तक के दोनों पहलओं में विवेक करना 
“-वधः पक्षाघात, शरीर के एक पक्ष में लकवा 
“वाय:,-- वात: पक्षाघात, अर्धांग में फ़ालिज, 
- पक्षक: पंखा । 

पक्षितोथंम्‌ (नपुं०) दक्षिण भारत में एक पुण्य तीथ॑ं । 

पद्सन [ पक्ष-- मनिन्‌ ] . गलमच्छ - सिहस्य पक्ष्माणि 
मुखाल्लुनासि-महा० २।२६८।६ 2. (हरिण के) 
बाल-निसगरं चित्रोज्ज्वलसू क्ष्मपक््मषणा-- शि० १॥८ । 


पक्मलब॒ुक्न (स्त्री०)) | पयमल--धुश्‌--- किविप ] जिस 
स्‍त्री की पलक रूम्बी हों । 


व्यवस्था 2. औचित्य 3. विधि 4. धर्म 5. न्यायालय 
द्वारा उद्धोषित निर्णय 6. नीति 7. अच्छा प्रशासन 
8. सादब्य 9. विश्वव्यापी नियय | सम०--आगत 
( वि० ) ईमानदारी से प्राप्त, -- आभास: मिथ्यातक 
जिसम॑ सत्य की क्षकक आती हो, एक रूपता का 
आभास, - उपेत ( वि० ) न्यायानुमत, न्याय्य, अनु- 
मति-प्राप्त, सही ढंग से माना हुआ,--निबंपण (वि०) 
,._ यथार्थ न्याय करने वाला,--विद्या,-शास्त्रम तर्कविद्या, 
तकंशास्त्र,--संबद्ध ( वि० ) युक्तियुक्त, तकंसंगत । 
न्यनपञ्चाश-द्ावः ( पुं० ) ऐसा मर्खे व्यक्ति जिसमें मान- 
वता के गण पचास प्रतिशत से भी कम हों 
न्यूनता ( स्त्री०) . कमी, हीनता 2. घटियापन, अधूरा- 
पन | 


पच्रसानक (वि०) [ पच्‌-- शानच, स्वाथ कन्‌ ] अपना 
भीजन स्वयं पकाने वाला ॥ 

' चच्चनिका (स्त्री०) हल का एक भाग । 

पञुचन (सं० धि०--सदेव ब० ब०) [ पज्च्‌-+कनिन्‌ ] 
(समास में 'पञ्चन्‌” के अन्तिम 'न्‌ का लोप हो जाता 
है) पाँच | सम०--आननः,-- आस्यः . सिह 
2. किसी भी एक विषय में अन्यतम जेसे कि वचद्य 
पथ्चानन, - आयतनम्‌,--- आयतनी पञ्च देवताओं 
(सूयं, अम्बिका, विष्ण, गणपति और दछाद्भूर) का 


समूह जो दनिक पूजा में सम्मिलित हूँ,--उपचार 
पूजा के पाँच पदार्थ (गन्ध, पुष्प, घूप, दीप और 
नवेय ) ,--कृत्यम्‌ दिव्य शक्तियों के पांच कार्य-सष्टि 
स्थिति, संहार, तिरोधान और अनग्रह,--चामरभ 
एक छन्‍्द का नाम,--धारणक पाँचों तत्त्वों की सहायता 
से स्थिर या जीवित, -- पादिका शंकर के ब्रह्म सूत्रभाष्य 
पर पश्चपादाचार्य रचित टीका,--राज़म्‌ (नपुं०) 
. भासकृत एक नाटक का नाम, दरशॉन शास्त्र पर 
नारद द्वारा रचित एक ग्रंथ,-- शीलूम सामाजिक 
आचरण के पाँच नियम जिन का प्रचार बद्ध ने किया 
था,--शक्लम्‌ उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन, हरिवासर 
और सिद्ध क्षेत्र का संयोग,--सिद्धान्ती (स्त्री०) 
ज्योतिष के पाँच सिद्धान्त | 

पञुचस (वि०) [ पञ्चन्‌ + डट्‌-+मट ] पाँचवां । सम० 
--आस्यः कोबल,--स्वर्म संगीत के स्वर का 
नाम । 

पश्चिका (रुत्री०) रॉजस्टर या अभिलेख पुस्तिका । 


( १५९१ ) 


पठचीकरणम [ पञ्च -- च्वि+-क#--ल्यट | पाँचों तत्त्वों 
का मेल जिससे फिर नाना प्रकार के पदार्थों का 
निर्माण होता हूं । 

पट:-टम | पट+क ] कपड़ा, वस्त्र | सम० - अचड्चलः 
वस्त्र की गोट, झालर,--5उत्तरीयम्‌ चृन्नी, चादर, 
ओढ़ने का वस्त्र--वाद्यम मजीरा, करताल, झांझ, 
--वासकः सुगन्धित चूण । 

पटलकः,--कम्‌ [| पट्‌ू+कलच्‌, स्वार्थ कनू च ] पर्दा 
घंघट 2. पेकट । 

पटलिका (स्त्री०) राशि, समृच्चय जेसा कि “घूलिपट- 
लिका में । 

पटहवेला [ष० त० ] वह समय जब कि ढोल बजाया 
जाता है । 

पटकरण (वि०) [ब० स० ] जिसके अंग स्वस्थ हूं 

क्व पटकरण:ः: प्राणिभि: प्रापणीया 


-->मेघ ० ५ ॥ 


पट:,--/ेम | पट-+क्‍्त, इडभाव: ] . (लिखने के लिए) 
तर्ती 2. राजकीय प्रशस्ति 3. रेशम । सम० 
-- अंशक: रेदमी वस्त्र, बन्ध:, -- बन्धनम्‌ सिर पर 
पगड़ी बांधना, या मुकुट बाॉधना । 

पटुकिल: [ पट-+कन्‌-+-इलच्‌ | एक भूखण्ड को किराये 
पर जोतने वाला, पट्टंदार । 

पे: | पण-+-अप्‌ | ॥. पासे से खेलना, दाँव लगाकर 
खेलना 2. दांव लगा कर, या होड़ बद कर खंलना 
3. दाँव पर लगाई हुई वस्तु 4. हाते 5. पंसा । 
सम ० --अयः लाभ ग्रहण करना,--फक्रिया . दाँव 
पर रखना 2. संघर्ष करना, मक़ाबला करना । 

फ्ण्य (वि०) [ पण्‌-+यत्‌ ] 4. बंचने के योग्य, विक्रया्थ 
पदार्थ 2. व्यापार, वाणिज्य 3. मूल्य। सम० 


--जनः व्यापारी,--दासो भाडे की सेविका 
-परिणोता रखल स्त्री,-संस्था बर्तनों की 
दुकान । 


पणफरम्‌ (नपं० ) जन्मकुंडली में रूग्न से दूसरा, आठवाँ 
पांचवाँ ओर ग्यारहवाँ स्थान । 

पण्डिती (स्त्री) विद्वत्ता, बद्धिमत्ता । 

पण्ड:.--कः (पृ०) हीजडा, क्लीब । 

पतड्भः [ पतन गच्छतीति गम्‌--ड नि०] 4 
2. सू्य 3. गेंद 4. पारा 5. टिड्डा । 
पक्षी का वच्चा । 

पतदडमिका [ पतद्भध+कन्‌+टापू, इत्वम्‌ | (स्त्री०) 
. धनुष की डोरी 2. छोटा पक्षी 3. मधुमक्षिका । 

पतत्पकर्ष (वि०) 7. जो तकंसंगत न हो 2. काव्य 

#  सीन्दय से रहित । 

फ्ताकः [ पतृ--आफक | बाण का निशान लगाते समय 
अंगूलियों की विशेष मुद्रा । 


घोड़ा 
सम ० -- शादय: 


पताफा | पत+आक--टाप्‌ | प्रचार, प्रसार--रम्या 
इति प्राप्ततती: पताका:--शि० ३॥।५३॥। सम० 
--बण्डः ध्वजयध्टिका, झंडे का डंडा । 

पताकिन (वि०) [ पताक--इनि | झंडाघारी, पु० रथ । 

पतितगर्भा (स्त्री०) [ ब० स० | वह स्त्री जिसका गर्भ- 
पात हो गया हो । 

पतितवत्त (वि०) [ब० स० ] लम्पटता का जीवन 
बिताने वाला, अय्याश । 

पत्काषिन (पं०) पदाति, पदल सिपाही । 

पत्त्यध्यक्षः [ पत्ति--अध्यक्ष | पद सेना का दलनायक, 
ब्रिगेंडियर, उपचमपति । 

पत्रम [ पत+ष्ट्रन ] !. पत्ता (वृक्ष का) 2. (फूल की ) 
पत्ती 3. पत्र, चिट्ठी 4. पक्षी का बाजू 5. तलूथार या 
चाक का फल। सम०--तण्डुछा सरुत्री, महिला 
--दारफ: आरा, लकड़ी आदि चीौरने का यन्त्र 
--न्यासः बाण में तीर लगाना,--पिशाचिका पत्तों 
की बनी टोपी। 


पत्रल (वि०) [ पत्र --लच्‌ ] पत्तों से समृद्ध । 

परथिकः [ पथिन-ष्कन ] मार्ग चलने वाला, यात्री। 
सम ०---जनः एक यात्री, या यात्रियों का समह । 

पथिन्‌ (पंं०) [ पथ-इनि ] १. मागे 2. यात्रा 3. परास 
सम०-- अशनम मार्ग में खान के लिए भोज्य 
पदार्थ । 

पदम [ पद--अच ] . प्र 2. पग 3. पदचिज्ल 4. सिक्‍का 
-- अधष्टापद पदस्थाने दक्षमद्रेव लक्ष्तते -- महा० १२। 
२९८।४० । सम०--कमरूम चरण कमल, पर रूपी 
कमल, - जातम दाब्द समह,-- रचना . साहित्यिक 
कृति 2. शब्द विन्यास,-- सन्धिः टाब्दों का श्रति- 
मधघर मेल । 

पदातिलूथष (वि०) अतिनम्नर, अत्यन्त विनीत । 

पदीकू (तना० उभ०) वगमल निकालना । 


पश्मम [ पद --मन ] ।. कमल 2. शरीर की विशेषस्थिति 
पद्मासन लगा कर बेठना 3. इन्द्रजाल से संबद्ध आठ 
प्रकार के कोषों में से 'प्चिती नामक कोष। सम० 
-- प्रिया 7. लक्ष्मी का विशेषण 2. जरत्कार की 
पत्नी मनसा देवी,--मद्ठा तन्त्रशास्त्र का प्रतीक । 

पश्यहा: (अ० ) [ पद्म-- शस | अरबों को संख्या म । 

पद्चिनीकण्टकः (पूं०) एक प्रकार का कोढ़ । 

पद्रः (१०) [ पद-+-रक | ग्राम माग । 

पनस्य॒ (वि०) प्रदंसा के योग्य बात प्रकट करन वाला 
यशस्वी । 

पपी (पं०) [पा-+ई, द्वित्वं किच्च | 4. सूर्य 2. चन्द्रमा । 

पयोरयः: [ ष० त० ] नदी की धारा 

पर (वि०) [ पृ+अप्‌, अचू या ] . दूसरा 2. दूर 

इसके बाद का 4. उच्चतर श्रेष्ठ 5. उच्चत्तम 


( १२९२ ) 


प्रमूख 6. विदेशी 7. प्रतिकूल 8. अन्तिम,--२: | पराक्‌ दे० 'पराच' । 
पराक्ृष्ट 


(पुं०) !. दूसरा 2. शत्रु 3. सर्वशक्तिमान,--रम 
(नपु०) 7. उच्चतम बिन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 


4. छब्द का गोण अर्थ 5. भावी लोक, इससे परे | पराक्षिप्त (वि० ) 


की दुनिया। सम०--अयनम (परायणम्‌ ) 
. उच्चतम पदार्थ 2. सारांश 3. दढ़ भक्ति, 
4. घामिक आश्रम, -शअर्थे: . मुक्ति-महा ० १२।२८८ 
॥९ 2. दूसरों के लिए उपयोगी पदार्थ -संघात- 
परार्थत्वात्‌ -सां. का० १७,--अध्यं (वि०) 
दिव्य-- असावाटीतू संझुये पराध्यंवत्‌--भट्टि० 
९।६४,---अवसथशायिन्‌ (वि०) दूसरे के घर सोने 
वाला,--आचित (वि०) दूसरों के द्वारा पालित 
पोषित, दास,--उद्वहः: कोयल,--उपसपंणम्‌ दूसरों 
के निकट जाना,--काछ (वि०) भावी समय से 
संबंध रखने वाहा,--तर्कक: भिखारी, भिक्षक, 
-“ तल्पगामिन्‌ (वि०) परे की पत्नी के साथ सोने 
वाला,--परिग्रहः दूसरों को संपत्ति (जंसे कि 'पत्नी/) 
दा० ५,--परिभवः दूसरों से अपमान या तिरस्कार 
प्राप्त करना, -पाकनिवत्त (वि०) जो दूसरों के 
यहाँ भोजन नहीं करता,--पाकरत (वि०) जो 
अपने पालन पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करता 
है,--पाकरुचि: दूसरों के घर पके भोजन की चाह 
करना । 

परथा (अ०) [पर--थाल] अन्यथा, वरना -- चोल ० ५।५ । 

परम (बिं०) [ परं परत्वं माति-क ] . अत्यन्त दूर का, 
अन्तिम 2. उच्चतम, श्रेष्ठतम, महत्तम 3. मुख्य, 
प्रमुख, प्रधान,--मम्र (अ०) 4. अच्छा, बहुत अच्छा, 
हां 2. अत्यन्त। सम० --अक्षरम पुनीत अक्षर 
'3७ ,--आयुधर्त्‌ चक्र नामक दास्त्र---रा० ६।५८।१२, 
““काण्ड: मडगलमय क्षण,--गहुन (वि०) अत्यन्त 
रहस्ययुक्त,--पुंस्‌ परमात्मा, परमपुरुष,--परम (वि०) 
अत्यन्त श्रेष्ठ, --राज: स्वॉपरि राजा,--समदय 
(वि०) अत्यन्त सफल,--सम्मत (वि०) परमादर- 
णीय, अत्यन्त माननीय । क्‍ 

परम्परयात (वि०) [ त० स० | परम्परा प्राप्त, क्रमान- 
सार प्राप्त । 

परम्परसम्बन्धः (प्‌०) अप्रत्यक्ष सम्बन्ध । 

परस्परित (वि०) 
में, श्रेणीबद्ध । 


बा. हुमूझुए-...... मु 


| परम्परा +-इतच्‌ ] श्रृंखला के रूप 


परशुमुद्रा (स्त्री०0) [त० स०] तंत्रशास्त्र में वरणित | 


अंगस्थिति । 
परस्परविलक्षण (वि०) आपस में एक दूसरे का विरोध 

करने वाला । 
परस्परव्यावत्ति: (स्त्री०) 


आपसी निराकरण, पारस्परिक 
बहिष्करण । क्‍ 


(वि०) [परा+कृष-+क्त ] तिरस्कृत, 

अप्रतिष्ठित, निरादत । 

| परा-क्षिप-+क्त | उथलपुथल, 
बलात्‌ दूर किया गया । 

परागः | परा+गम्‌--ड ] सुगन्धित चुर्ण, पुष्परज । 

पराच (वि०) [ परा--अज्च्‌-|- क्विन्‌ ] अनावत्त, जो 
दोहराया न गया हो-अनभ्यासे पराक शब्दस्य 
तादर्थ्यात्‌ - मं० सं० १०॥५।४५ पर ज्ञा० भा०। 
सम०--दृश्‌ (वि०) बहिमृखी, जिसने अपनी आंख 
बाहरी संसार की ओर लगाई हुई है । 

पराचीन (वि०) [ पराच+स्र ] 
2. बाहरी । 


पराडोनम्‌ [ परा+डी-ल्यूट | पीछे की ओर उड़ना 
“-परचादगति: पराीनम्‌--महा ० ८।४१॥२७ । 

पराभव: (पु०) [ परा-+-भू+-अप्‌ ] ६० वर्ष के संवत्सर 
चक्र में चालोसवाँ वर्ष । 

परासिक्त (वि०) [ परा--सिच +कक्‍्त | फेंका हुआ, दूर 

डारा हुआ । क्‍ 

परासेधः (पुं०) बन्दी बनाना, फारागार में डालना । 

परिकल्फ्ति (वि०) [ परि+ क्लप्‌-+ल्यट्‌ ] विभकत, 
बंटा हुआ । 

परिक्रमः [ परि-+ क्रमू+-घत्म_] नदी के प्रवाह का अन- 
सरण करना । सम०--सहः बकरी । 

परिक्रिया (स्त्री०) [ प्रा० स० ] व्यायाम करना । 

परिक्षत (वि०) [ परि--क्षण्‌ -+ कत |] घायल, आहत । 

परिक्षिप (तुदा० पर०) ब्रा मछा कहनता--प्रणयाच्चाभि- 
मानाच्च परिचिक्षेप राघवम--रा० २।३०॥२ । 

परिगाढ (वि०) [ परि-+गाह्‌-क्त ] बहुत अधिक, 
अत्यन्त । 

परिगुणित (वि०) [परि-+-गुण--क्त ] . जोड़ कर 
या गृणा करके परिवर्धित 2. पुनरुक्‍त, पुनरावृत्त । 

परिग्रह: [ परि-ग्रह --अच्‌ ] . दरीर 2. प्रशासन । 
सम०--पत्नियों की बडी संख्या--परिग्रहबहुत्वेषि 
दे प्रतिष्ठ--हय ० ३। 

परिग्राह्म (वि०) [ परि-ग्रह +णिच्‌+पण्यत्‌ ] नम्नता 
तथा शिष्टता पूवंक सम्बोधित किये जाने के 
योग्य । 

परिघगुरु (वि०) [ क० स० ] लोहे की भाँति भारी | 

परिघस्तम्भ: (पुं०) चौखट, दरवाजे की बाज । 

परिप्ना (जुहदों० पर० ) सत्र चम्बन करना। 

परिचरणतन्त्रम (नपुं०) श्राद्ध के अनुष्ठान की विशेष 
रीति । 

परिचारिका [ परि-- चर्‌-+ णिच्‌ -| ण्वुल-- टाप ] सेविका 


]. अनपयक्त 


ञ्५ 


दासी, सेवा करने वाली नोकरानौ । 


आमोद, | परिभाण्डम [ परिभण्‌ --ड-- रण ] गृहस्थ की आवश्य- 


कताएं । 
परिच्यवनम [ परि-- व्यू ल्युद्‌ू | 4. पतित होना, गिर | परिभू (भ्ना० पर०) 4. आगे बढ़ जाना 2. सुखा देना, 
। , भटकता । संतृप्त करना--एवमेवेन्द्रियग्रामं शनै:ः संपरिभावयत्‌ 


“महा० १२।१९५।१९ | 
परिभवनिधानस्‌ [ ष० त० ] घृणा का पदार्थ, घणा का 
पात्र । 


£. पाना 3. फल 4. पकना, पूर्णतः विकसित होना | परिभावना [परि भू-- णिच्‌ +-युच्‌] . घुणा 2. (नाटक० ] 
5. अन्त, समाप्ति 6. बुढ़ापा । सम०-- जम अपच के जिज्ञासा को जगाने वाले शब्द । 
का रण उत्पन्न उदर पीडा,- मुख (वि० ) छऊगभग समाप्त | परिभूत (वि०) [ परि भू+क्त ] . पराजित, हराया 
होने को,--घादः विकासवाद का सांख्य सिंद्धान्त । हुआ 2. अपमानित । 

परिणीति: (स्त्री०) [ परि--नी-+वितन ] विवाह । परिभृष्ट (वि०) [ परि-+-भ्रस्ज्‌--क्त ] तला हुआ, भना 


परिणंतव्य (वि०) [ परि--नी--तव्यत्‌ ]) . जिसका हुआ । 
अभी विवाह होना है 2. जिसका विनिमय होना हैं। | परिमण्डित (वि०) |[ परि-+- मण्ड-+क्त ] अलूकृपत, 


परितापिन्‌ (वि०) [ परिताप-|णिनि ] तद्भ करने वाला, सुभूषित, सजाया हुआ । 
उत्पीडक, कष्ट दैने बाला । परिमितवयस्‌ (वि०) [ ब० स० | बाल्य अवस्था का, 
परितृष्ति: [ परि--तृप--क्तिन्‌ ] पूर्ण सन्‍्तोष । बच्चा, थोड़ी उम्र का । 


परितृषित (वि०) [ परि+तृष्‌-+कक्‍्त ] छालछायित्त, | परिमोटनम्‌ [परिमुट्‌--ल्यट] घटकाना, फोड़ना, तोड़ना । 
उत्सुक, आदुरतापूवंक प्रबल इच्छा रखने घाला | 


परित्यज्‌ (म्वा० पर०) किश्ती से उतरना । 


परित्याज्य (वि०) [ परि+त्यज्‌ +-णिच्‌--यत्‌ ]) भुछाये | परिलश्घनम्‌ (नपूं ०) [ परि--लछघ- ल्यट | 4. ऊपर 
जाने योग्य, त्याग दिए जाने के योग्य । से फांदना 2. अतिक्रमण करना । 


परिदिष्ट (वि०) [ परि--दिश+ क्त ] जतलाया गया, |. परिलोढ (वि०) [ परि+लिह -+कक्‍त ] चारों ओर से 
ध्यान दिलाया गया । क्‍ 


सूय के चारों ओर घन्धचछा आभास 3. क्षितिज हुआ । 
दिशा । सम०--उपान्त (वि०) समुद्र ही जिसकी | परिवत्स: (पुं०) बछड़ा, गाय का बच्चा | 
परि (रो) वादकथा | ष० त० ] निन्दनीय बात चीत, 
परिधारणा (स्त्रीं०) संतोष, बदनामी की बातें । 


परिधीर (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत गहरा (जंसे स्वर या | परि (रो) वादकर: (पुं०) [ अपवाद, मिथ्यानिन्दा, 
दब्द) । द | कलंक । 


परिनिष्ठित (वि०) [ परि--नि-+स्था--कक्‍त ] 4. नितान्त सम०- संख्य (वि०) असंख्य, अनगिनत । 
पूर्ण 2. सम्पन्न--परिनिष्ठितकार्यों हि--महा० १२। | परिविद्यत्‌ (वि०) पूरे बीस कम से कम बीस । 


२३८।१३। परिविष्ट (वि०) [ परि+विश-+क्त ] . घेरा हुआ 


परिपिच्छम्‌ (नपुं०) मोर का पंख, चन्दा; चन्दे को सजा- 2. वस्त्राच्छादित, वस्त्र पहने हुए 3. उपहृत (जैसे 
वट की दृष्टि से लगाना--गृञ्जावतंसपरिपिच्छल- कि भोजन ) । 
सन्मुखाय--भाग ० १०॥१४।१ । परि (रो) बतें: [परिवृत्‌--घजञ्म ] अव्यवस्था, व्यतिक्रम ॥ 
परिपच्छिक (वि०) [ परिपच्छा /ठक्‌ ] जिसे कोई वस्तु | परिवतित (वि०) [ परिवृत-+क्त ] 4. एक ओर किया 
माँगने पर ही मिलती है । हुआ, हटाया हुआ 2. प्री तरह खोज किया गया। 


: [ परिष्लेष---घव्ण ] आच्तरिक गर्मी | परिवुकूण (वि०) [ परि--ब्ररव--क्त ] विक्ृति, कटा- 
गा [ परिब (व) हे -घण ] सजावट का सामान, छंटा, खण्डित । 


चंवर आदि राजचिह्न---भाग० ४।३।९ । परिवे (म्वा० उभ०) . अस्तग्रंथित करना, जोड़ना 
परिवोध: [ परिबुभ-| घथ्ण_] तर्क, यक्ति, कारण । 2. बांधना । 


( १२९४ ) 


परिवेल्लित ( वि० ) [ परिवेल्छझ---क्त | घिरा हुआ 
मामि० २१८ । 

परिशद्धा] [ परिशडक्‌--अ-ठाप्‌ ] . संशय, आशंका 
2. आशा, प्रत्याशा । 

परिशब्दित (वि०) [ परिशब्द्‌---क्त | सम्प्रेषित, वणित । 

परिशुश्रषा | परिश्र्‌+सन्‌-|-ठाप्‌, द्वित्वम्‌ ] बिना विचार 
आज्ञापालन । 

परिष्प (स्प) रदः [ परिस्पन्द्‌ +घज्ण| | शौय, पराक्रम । 

परिसंचक्ष (अदा० आ०) ॥4. पुथक्‌ करना, निकाल दैना 
में० सं० १(१।६१ पर शा० भा० 2. गिनना । 

परिसामन्‌ (नपुं०) सामसूक्‍त जिसकी विरल आवृत्ति 
होती ० 


हे । मे 

परिसरः [| परि-|-स्‌+घ ] शिरा, धमनी, वाहिनी । 

परिस्कनध: [| परि+स्कन्ध्‌ +-घञ्म | संग्रह, समुच्चय । 

परिस्तोमः [ परि--स्तोम-+-अच्‌ | . रंगीन कपड़ा जो 
हाथी पर डाला जाता हूँ 2. यज्ञपात्र । 

परिज्ुत (वि०) [ परि+ख्तु+क्त ] बहा हुआ, बूंद-बूंद 
करके टपका हुआ । 

परिछृत (वि०) [ परि+ह्व॑ं+क्त | आमत्रित, बुलाया 
आ। 

न की (म्वा० पर०) 4. निराकरण करना 2. आवृत्ति 
करना 3. पोषण करना ! 

परिहार: [ परि+ह+घलक्य ] 4. त्यागमना, छोड़ना 
2. हटाना, दूर करना 3. निराकरण करना 4. टालना 
5. शुल्क से मुक्ति। सम०-विशुद्धिः (स्त्री०) 
तपइचरण द्वारा पवित्रीकरण (जेन० ),--सू्‌ वह गाय 
जो बहुत अधिक दिनों के पश्चात्‌ बछड़ा सूती हू । 

परीष्ट (वि०) [ परि--इष््‌--क्त | वाञ्छतीय, उत्तम, 
बढ़िया--अन्ते परीष्टगतयें हर॒य॑ नमस्ते --भाग० 
६।९।४५ | क्‍ 

पदरषाक्षेप: [ क० स० | कठोर ढडाब्दों में व्यक्त किया गया 
आक्षेप, एतराज़ । 


परेतकल्पः (पुं०) मृतप्राय, मरे हुए के समान । 

परेतकालः (7०) मृत्यु का समय । 

परोक्षजित्‌ (वि०) [ परोक्ष -जि--क्विप्‌ | जो विजय 
प्राप्त करता हुआ किसी से देखा नहीं जाता हैं, अदृष्ट- 
विजयी । 

परोक्षबद्धि (वि०) | ब० स० | तटस्थ, उदासीन । 

पणनाल: (१०) पत्ते के रूप में डंठल । 

पर्णाल: [ पण---आलच्‌ ] 4. किश्ती 2. एकाकी संघ ष्‌। 

पर्षटौदनः [ 6० स० ] पपंटमिश्वित चावल । 

पर्यकुबद्ध (वि०) [ त० स० | वीरासन पर विराजमान । 

पर्यस्तस्थित (वि०) [ त० स० | सीमा पर विद्यमान । 

पयरये: [ परि--३--अच ] हानि, नाश-स्कन्धपर्यंय: -- महा ० 
१२।१५।२६ ! 


पर्यवस्थित (वि०) [ परि--अव--स्था-+-क्त ] . पड़ाव 

डालहा हुआ 2. अधिकृत 3. स्वस्थ, शान्त । 

पर्यादानम [ परि-+-आ--दा-+ल्यूट | अन्त, समाप्ति । 

पर्याप्तकाम (वि०) [ ब० स० ] जिसकी इच्छाएं पृण 
हो गई हों | 

पर्यापतत (वि०) [ परि--आ-+पत्‌+शत ] शीक्रता 
करता हा , तेजी के साथ दोड़ता हुआ । 

पर्याम्नात (वि०) [ परि--आ-+म्ना--क्त ] विख्यात, 
प्रसिद्ध । 

पर्यायः [ परि--इ--धऊा | . अन्त---पर्यायकाले धमसस्‍्य 

.. प्राप्त कलिरजायत -- महा० ५।॥७४।१२ 2. एक अलें- 
कार का नाम--काव्य ० १०, चन्द्रा० ५१९०८, सा० 
द० ७३३। सम०--क्रमः परम्परा का सिलसिला । 

पर्यायत (वि०) [परि--आ-+-यम्‌ --क्त | अत्यन्त लम्बा । 


पर्यासित (वि०) [ परि--असू + णिच्‌ +क्त | रद्दी किया 
गया, नष्ट किया गया--पररपर्यासितवीर्यसंपदाम्‌ 
“+कि० १।४१। 

पर्यंदासः: [ परि--उद+-अस्‌ +घछञ_ ] नऊञ के प्रयोग 
द्वारा निषेधार्थकक्ृति--(अब्राह्मणम्‌ आनय)--दै० 
सं० स० १०।८।१-४ पर शा० भा० | 

पर्यपासीन (वि०) [ परि-+उप-+-आस्‌ --शानच्‌, ईत्वम्‌ | 
4. बैठा हुआ 2. घिरा हुआ । 

पर्युषित (वि०) [ परि--वंस--णिच्‌ --क्त ] जिसके 
ऊपर से रात बीत गई हो, बासी, जो ताज़ा न हो 
(जैसे रात का रक्‍्खा भोजन) । सम० -पाक्यम्‌ 
वह वचन जिसका पालन न किया गया हो, दटी 
हुई प्रतिज्ञा । 

पर्यृूष्ट (वि०) [ परि-- वस्‌ --क्त | बासी । 

परत: | पर्व |अतच्‌ | 4. पहाड़ 2. एक ऋषि का नाम । 
सम०--उपत्यका पहाड़ की तलह॒टी में स्थित समतरूू 
भूमि,--रोधस्‌ (नपुं०) पहाड़ी ढलान । 

पर्बन (नपु०) [ पृ+वनिप्‌ ] . गाँठ, जोड़ 2. पोरी, 
अंश 3. अंग 4, अनृभाग। सम०-आस्फोट: 
अंगुलियाँ चटखाना (अभिशाप का चिह्न समझा जाता 
है), विपद्‌ चन्द्रमा | 

पल: [ पल--अच |] भूसी, छिल्का,-- लछम्‌ . मांस 2. ४ 
कर्ष का बट्ठा 3. समय की माप 4. एक छीटी तोल । 
सम०--अजन्नम्‌ मांस से मिले चावल | 

पलाल: [ पल--आलच | भूसी, तुष्‌, तिनके। 
--भारक:ः तिनकों का बोझ, भूसी का भार । 

पलिः (स्त्री०) [ पझू-|-इज्ण ] हाथी के मस्तक से ठीक 
ऊपर का भाग | कि 

पलित (वि०) [ पल--क्त ] बढ़ा, जिसके बाल पक गये 
हो, जिसके सिर के बाल सफ़ेद हो गये हों,--तम 


संम० 


. सफ़ेद बाल 2. केश पाश। सम०--छछ्ायन सफ़ेद 


- एज! 
5 


जान्याभानएावत्र >फगातण जुनिया-] -तया०-_-गामतृव न ५ हकाना-म पाया: कृषक. व ० पद 


( १२९५ ) 


बालों के बहाने-कंकैयी शद्भ[ुयवाह पलितछद्मना 


जरा- रघृ&5 १२।२,--दशनभ्‌ सफ़ंद बालों का 
दिखाई देना । 
पलल्‍्थशन: (पुं०) बिच्छ । 


पहलव: | पल--क्विपू, छलू-+-अपू, परू चासो लवइच, 
क० स० ] . अडकुर, 2. कली 3. विस्तार <. शक्ति 
5, घास की पत्ती 6 कद्धृूण 7. वस्त्र का किनारा 
8. प्रेम 9. कामकेलि 0. कहानी, कथा । 

पललवनम [| पल-+-क्षिवप्‌, ल-|-ल्यट, पल चासों रूवनइच 
क० स० ] निरथंक वक्‍त॒ता । 

पवनम [ पु+लल्‍ल्यट | 4. पवित्र करना 2. पिछोड़ना 
3. छलनी 4. पानी 5. कुम्हार का आँवा। सम० 
“-चक्रम बवंडर, भभला,-पदवों आकाश का प्रदेश । 

पदमानसखः | ब० स० ] अग्नि । 

पवित्र (धि०) [ प्‌-+-इत्र ] 4. पावन, निष्पाप 2. मन को 
शुद्ध करने का साधत 3. सोमरस को छानने का वस्त्र, 
छलना या पोना । 


पवित्रीक रणम[ पविन्न+च्वि+कू+ल्यूट्‌ ] 4. पवित्र 
करना 2. पवित्र करन का साधन । 

(अ०) [ दश्‌ --क्रु, पशादेश: ] देखो / कितना 

अच्छा (,-ज्ञः (पुं०) पालतू जानवर, मवेशी । सम० 

>ज्एकत्वन्याथाः मोमांसा का निधम जिसके आघार 
पर वाक्य का मख्याथ क्रिया के द्वारा संयक्त होकर 
अभिप्रंत वचन को अभिव्यकत करता है, म० सं० 
४॥११।११।१६ पर शा० भा०,--मतम्‌ मिथ्या सिद्धांत, 
“-समाम्नायः प्राणिजात के नामों का संग्रह । 

पश्चादह: (अ० ) | पश्चात्‌ +-अहः । तीसरा पहर । 

पश्चादक्तिः (स्त्री०) [ पर्चात-+उक्तिः)] आवृत्ति, 
दाहराना । 

पश्चिमोत्तर (वि०) [ ब० स०] उत्तरपद्धिभी । 

पश्चिमसन्ध्या (स्त्री ०) सायंकालीन झूटपूटा । 

पश्य (वि०) | दश्‌--अच्‌ पश्यादेश: | जो केवल देखता 
रहता हं--ददरश पश्यामिव'**पुरम--न ० १६।१२२ । 

पष्ठीही (स्त्री०)) बछिया--महा० १३।९३। ३२ । 


पातव्य (वि०) [पा-+-तव्यत्‌ ] 4. पीने के योग्य, पेय 
2. रक्षा किये जाने के योग्य । 

पांसु: [ पंस--कु, दीघं: | चूर्ण, घछ। सम०--क्रीडनम 
घूछ में खेलना, ग़ण्ठित (वधि०) घूल से भरा 


हुआ, लवणम एक प्रकार का नमक । 

पांसक (थि०) [ पंस +णिच्‌ -ण्वुल | अ्रष्ट करने 
वाला, बिगाडने वाला । 

पी (पुं०) विकलांग । 
: [ पच-- घञ ] शोथ, सूजन । सम०--- क्रिया 
पकाने की किया । 


पाजस्यम्‌ (नपूं०) . जानवर का पेट 2. पाइवें भाग । 
१६३ 


पाञ्चरात्रम्‌ (नपृ०) 4. एक वेष्णव सम्प्रदाय तथा उसके 
सिद्धान्त, भक्तिमार्ग 2. पाजञ्चरात्र सम्प्रदाय के 
शास्त्र, आगम । 

पाञठचालेयः | पाञचाली -ढक | पाञ्चालो का पुत्र । 

पाटलकीट: (पुं०) एक प्रकार का कोड़ा । 

पाट्यपकरः [| पाटी +-उपकरः | मुख्य छलेखाधिकारी | 

पाठक्रम: (पू०) [ ष० त०] मलपाठ के अनक्रम के 
अनूसा र निर्धारित पाठ । 

पाठभदः [| स॒० त० ] मूलपाठ के खूपान्तर, अवान्तर 

पाठ | 

पाठ्यपुस्तकम (नपुं०) किसी श्रेणी के लिए निर्धारित 

पुस्तक । 


पाणिः [ पण्‌ -- इण्‌, आयाभाव: ] हाथ । सम०--कच्छ- 
पिका (स्त्री०) एक प्रकार की मुद्रा,-गत (बवि०) 
निकट ही, दाक्ष्य्म हाथ को सफ़ाई,-बाद: 
. तालियाँ बजाना 2. ढोल बजाना 3. केरल प्रदेश 
के ढोलकियों का सम दाय । 

पाण्डवर्प्रियः | ब० स० ] कृष्ण का विशेषण । 

पाण्डिसन (पुं०) [ पाण्ड-- इमनिच्‌ ] सफ़ंदी । 

पाण्डलोहम (नप्‌ ०) चाँदी । 

पातः | पत-+-घजञ्न, ] (मल्हम, चाक्‌ आदि का) प्रयोग । 

पातालमलम्‌ (नपुं०) पाताल छकोक को निम्न सतह । 

पात्त्र (वि०) [ पातात्‌ त्रायते इति ] पापों से छुटकारा 


दिलाने वाला--सवंषामेव पालाणां परपात्त 
महेश्वर:-- ना ० पा० । 
पात्रम [पा+ष्ट्रनू | ॥. प्याला, कटोरा 2. बतेन 


बम 


3, आशय 4. योग्य व्यक्ति 5. नाटक में अभिनता 
5. राजा का मंत्री 7. दरिया का पाट 3. योग्यता 
ओऔचित्य । सम० उपकरणम अलद्भधूरण के 
बर्तन, सजावट के पात्र जसे चौरी आदि,- प्रदेश 
(नाट० में) रजड्भूमंच पर अभिनंता का आगमन, 
---मेलनम भिन्न-भिन्न प्रकार का अभिनय कराने 
के लिए अभिनेताओं का एकत्रीकरण,--शोधनम 
किसी उपहार को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति 
की योग्यता की परीक्षा करना,--संस्कार: किसी 
पात्र या बतेन को पवित्र करना । 

पात्रकरणम (नपुं०) विवाह--ममंव पात्रौकरणे5ग्नि- 
साक्षिक-- न० ६।६८ । 

पादः | पद्‌+घज्ण ] मशक की तली में छिद्र --तेनास्य 
क्षरति प्रज्ञा दतेः पादादिवोदकम---मन० २॥९९ | 
सम०--$च्छम एक प्रकार का क्रत जिसमें हर 
तोसरे दिन उपवास रखना पड़ता हैं, निकेत 
पादपीठ, मृंढा, स्टूल,--पद्धतिः (स्त्री०) पदनिद्ञन, 
“>घरिचारकः चरण सेवक, घिनीत सेवक, - भटः 
पदाति, पैदल सिपाही,-- लग्नः पैर में चिपका हुआ, 


( १२९६ ) 


- सहिता कविता के चरणों का जोड़, होनजलम 
वह पानी जिसका कुछ अंश उबाला हुआ हो । 

पादाकुलकम्‌ (नपं०) एक छन्द का नाम । 

पानीयपृष्ठजा (स्त्री०) मोथा नाम का घास जो पानी 
के किनारे उगता हूं । 

पान्थदुर्गा ( स्त्री० ) [ष० त०» ] माग्गंव्यापिनी देवी 
आलिद्भय नीत्वाकृत पान्थ दुर्गाम नै० २४।३७ । 

पाप (वि०) [पा+फ ] 4. बरा, दुष्ट 2. अभिदशपष्त 
विनाशकारी, शरारत से भरा हुआ 3. नीच 
अधम । सम - वंश (वि०) नीच कुल में उत्पन्न, 
विनिग्रहः दुष्टता को रोकना,--शमन (वि०) पाप 
कर्म को रोकने वाला । 

पायसपिण्डारकः (पुं०) खीर खाने वाला । 

पायितम्‌ (नपुं०) उदकदान, उपहार में दिया गया जल । 


पारः [ पृ+घञा ] 4. नदी का दूसरा किनारा 2. पार 
कर लेना 3. सम्पन्न करना 4. पारा 5. अन्त, किनारा 
6. संरक्षक - तस्माद्‌ भयाद्‌ येंन स नोछ्स्तु पार: 
>“>भाग० ६॥९ - २४2. अन्त महिम्नः पार ते 
ज-म० सस्‍त०। सम०-“-नेत (तरि०) जो किसी 
व्यक्स को किसी काये में दक्ष बनता देता हूं । 
पारतल्पिकम्‌ [ परतल्प-)-ठक | व्यभिचार । 
पारमाथिकसत्ता (स्त्री०) परम सत्य का अस्तित्व । 
पारमिता [ पारम्‌ इत: प्राप्त:-- पारमित--अलक्‌ स० 
-्स्त्रियां टाप्‌ | संपूर्ण निष्पत्ति, पूणता । 
पारमेदवर (वि०) [परमेद्वर-|-अण्‌ ] परमेश्वर से संबद्ध । 
पारम्पय क्रम: | परम्परा +ष्यञज्य | परम्परा-प्राप्त अनुक्रम 
पारषदस (नपू ०) सदस्यता, किसी सभा का सदस्य 
बनना । भाग० १।१६।१७ । 


पाराक्तध्नी (स्त्रो०) सरस्वती नदी । 

पारिणासिक (वि०) [ परिणाम्‌+ठक ] 4. पचने के 
योग्य, जो हज़्म हो सके 2. जिसमें विकार हो सके, 
परिवत्य । 

पारिपन्थिकः [ परिपन्था--ठक ] चलती सड़क पर छूटने 
बाला, डाक । 

पारिष्लवदृष्टि (वि०) [ ब० स० ] चंचल आँखों वाला । 

पारिप्लवमति (वि०) | ब० स० ] चंचल मन वाला । 

पारुषिक (वि०) [ परष--ठक ] कठोर, दारुण | 

पायंवसानिक (थि०) [ पर्यवसान-+-ठक ] समाप्ति के 
निकट आने वाला । 

पाइवें: (पुं०) [| पर्श+ अण्‌ ]. एक क्रषि, जनियों के 
२३ वें तीर्थंकर का विशेषण 2. पाश्वभाग । सम» 
-अपवत्त (वि०) एक ओर को झुका हुआ (हीरे 
का एक दोष), आतिः शरीर के पाश्वभाग में 
पीडा, उपपीडम (अ०) (इतना हंसना कि जिससे ) 
पाश्वभाग दुखने लगे,-वकक्‍षत्रः शिव का एक विशेषण | 


पाष्णिविग्रह: [ प० त० ] सेवा के पिछली ओर आक्रमण 
करना | । 

पालनम्‌ | पाल-ल्युट्‌ | (शस्त्रों को शाण पर रख कर) 
तीक्षण-तेज़ करना । 

पालादशविधि: [ पलाश-अण तस्य घिधिः ] ढाक की. 
लकडियों से मतक का दाह संस्कार करना । 

पालिज्वरः (पुं०) एक प्रकार का बख़ार। 

पाललबिक (वि०) [ पल्‍लव--ठक | विसारी, विसरण- 
शील, विच्यत । 

पावकमणिः (पुं०) [ ष० त० ] सूर्य कान्‍त मणि । 

पावकशिखः | ब० स० ] जाफरान, अग्निशिख, केसर । 

पावकाचिः (स्त्री०) [ प० त० |] अग्नि को ज्वाला । 

पावित (वि०) [ प्‌ू+णिच्‌-|कक्‍्त | पवित्र क्षिया हुआ, 
स्वच्छ किया हुआ । 

पाव्य (वि०) [ पू+णिच्‌+प्यत्‌ | पवित्र किये जाने 
योग्य । 

पाश्िन (पं०) [ पाश--इनि | रस्सी, बेंडी पाशीकल्प- 
मायतामाचकर्ष शि० १८।५७ । 

पाशुपतब्रतम्‌ (नपु०) पाशपत सिद्धान्तों के लिए किया 
गया उपवास, ब्रत । 

पिककूजनम (घ० त०) कोयल की कक । 

पिड्रमलः | ब० स० | गाजर । 

पिड्रालस (नपं०) गाजर । 

पिच्छास्राव: (प०) चिपचिपा थूक । 

पिञछजरिकम (नपुं ०) एक प्रकार का संगीत-उपकरण । 

पिटड्भराशः (प्‌०) एक प्रकार की छोटी मछली । 

पिठरपाक: (१०) काय कारण का मेल । 

पिठरो (स्त्री०) कड़ाही, जिसमे कुछ उबाला जाय । 


पिण्ड (वि०) [ पिण्ड---अच ] 4. ठोस 2. सटा हुआ 
सघन । सम० अक्षर (वि०) संयकत व्यज्जनों से 
यक्‍त शब्द, निवत्ति सपिण्ड वन्धृता की समाप्ति 

पितयज्ञः अमावस्या को संध्यासमय पितरों के प्रति 

आहुति देना, विषम: (पृं०) अपहरण की रीति 
गबन का तरीक़ा--कौ० अ० २।८।२६ । 

पितुषणि: (पुं०) भोजन-प्रदाता (सोम का विशेषण ) । 

पितत्रधम्‌ [ प० त० ] पिता, पितामह तथा प्रपितामह । 

पितृवासरपवन (नपुं०) पितरों की पूजा का शुभ समय । 

पित्तम्‌ [ अधि+दो-+-क्त, अपे: अकारलोपः ] एक तरल 
पदार्थ जो शरीर के भीतर यक्ृत में बनता हू । 
सम०--धर (वि०) पित्त प्रकृति का ब्यक्ति,-- घरा 
(स्त्री०) शरोर में पित्ताशय । 

पिधातव्य (वि०) [ अपि--धा-+-तब्यत्‌, अपेः अलो पु ] 
बन्द किए जाने के योग्य । 

पिन्हा (अ०) पहन कर । 

पिन्यास: (पूं०) हींग । 


( १५९७ ) 


पिष्पल: (पुं०) . पिप्पल नाम का वक्ष 2. कमंजन्य फल 
कर्म का फल--मण्ड०७. ३।१।१। सम०5८- अद 
. एक मनि का नाम 'पिप्पछाद 2. पिप्पल के बरबंट 
खाने वाला 3. विषयवासना में लिप्त । 


पिब (थि०) [ पा+-अच, पिबादेश: ] पीने वाला - नल- 
च्छायपिबापि दष्टि--न० ६।३४ । 
पिशितम [ पिश--क्त ]4. मांस 2. अल्पांश। सम०» 


- -पिण्ड: . मांस का टुकड़ा 2. तिरस्कारसूचक शब्द 
जो शरीर को इंगित करे; -- प्ररोहः मांस का उभार, 
रसोली । 

पिशुनित (बि०) [ पिशुन-+इतच्‌ ] प्रकट किया गया, 
प्रदशित । 

पिष्ट (धि०) [ पिष्‌+कक्‍्त | . पीसा हुआ 2. गृदा हुआ। 
सम०--अद (वि०) आठा खाने वाला,--पाकः 
पकाया हुआ आटा (रोरो, पूरी आदि) । 

पिष्टातः [| पिष्ट-+- अत -- अण्‌ ] सुगन्धित चू्ण, अबीर जो 
होली के अवसर पर एक दूसरे पर छिड़क दिया 
जाता है । 

पिस्पक्ष (वि०) [ स्पृश+सन्‌+उ ] 4. छने की इच्छा 
वाला 2. आचमन करने का इच्छुक । 

पीठाधिकार: (पृं०) [ ष० त० ] किसी पद पर नियक्ति। 

पीड (चुरा० उभ०) शब्द करना--श्रुतिसमधिकमुच्च 
पञ्चमं पीडयन्तः--शि० १११ 

पीडास्थानम [ष० त० ] (फ०» ज्थो» में) ग्रह को 
किसी अशभ स्थान पर स्थिति । 

पोत (वि०) [पा+क्त ] 4. पीया हुआ 2. भिगोया 
हुआ 3. बाष्पीकृत 4. छिड़का हुआ। सम०» 
-- उदका वह गाय जो पानी पी चकी ह पीतोदका 
जग्धघतणा कठ०,-निद्र (वि०) नींद म॑ डूबा हुआ 
- मारुतः एक प्रकार का साँप,--स्फोट: खुजली । 

पीयूषभानुः,.-- (धासन्‌ ) (पुं०) [ ब० स० ] चन्द्रमा | 

पुंस (पुं०) [पा->ड्मसुन्‌ ] 4. जीवित प्राणी 2. एक 
प्रकार का नरक-अपत्यमस्मि ते पुसस्त्राणात्‌ महा० 


१४॥९०।६२ । सम०-लरूक्षणम मानवीरूप, मानवी 
सूरत | 

पुल्च॒ुकः (पुं०) द्वितीय वर्ष में चल रहा हाथी--मात० 
५३ । 


पुञझ्जिक (का) सतना (स्त्री०) एक स्वर्गीय अप्सरा 
का नास । 

पुट:,टम [ पुटु+क ] 4. तह 2. अंजलि 3. दोना। 
सम०-अज्जलिः दोनों हथेलियों को मिला कर 
प्याले की भाँति बना लेना,--धन॒ुः बछड़े वाली गौ 
किसका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ ह। 

पुटनम्‌ [ पुट+ल्युट्‌ ] आच्छादित करना, ढकना । 

पृण्डरोकम [पुण्ड--ईकन्‌, रक नि०] एक यज्ञ का नाम । 


पुण्य (वि०) [ पू+यत्‌ णुगागमः, हृस्वः ] 4. पवित्र 
पुनीत 2. अच्छा गणयक्‍्त 3. मंगलमय, शुभ 4. सुन्दर 
मनोज्ञ, रोचक 5. मघर-पण्यम्‌ (नपुं०) 4. जन्मलग्न 
से सातवाँ घर 2. मेष, कक, तुला और मकर का 
संयोग । सम०--निवह (वि०) गणयकक्‍त, गुणी 
शाला धर्मर्थ भवन, दान-घर,- संचयः धामिक 
गणों का संग्रह । 
पुत्रप्रवर: [ स० त० | ज्यष्ठ पुत्र । 
सृः (स्त्री०) [ष० त० |] पुत्र की माँ । 
पोथित (वि०) [ पुथ-- णिच्‌ -| कक्‍्त | आघात पहुंचाया 
हुआ, मारा हुआ, नष्ट किया हुआ । 
पुनर (अ०) [ पन-+-अर्‌, उत्वम्‌ ] फिर, दोबारा, नये 
सिरे से। सम०» - अन्वयः वापसी, लछौटना - कि 
वा गतोउ5स्य पुन रन्वयमन्यकोकम--भाग ० ६। १४।५७ 
- अपगमः दोबारा चले जाना,-- उत्पादनम्‌ फिर 
उपजाना, पैदा करना,-- क्रिया आवृत्ति करना, दोह- 
राना,--नवा एक प्रकार का शाक जिसकी पत्तियाँ 
गोल लाल रंग की होती हैं ।-स्नानम दोबारा 
नहाना । 
पुपृषा [प(+स-+अ, धातोहित्वम्‌ | पवित्र करने की इच्छा । . 
पुरनारी (स्त्री०) [ष० त०] नगरवेश्या । 
पुरंध्रिका (स्त्री०) [पुर+ध--खच, स्वार्थ कन्‌] पत्नी । 
पुरस्कारः [पुरस-+#-+घछ्म | . प्रस्तुत करना, परिचय 
देना 2. अपने आपकी प्रकट करना-कमंहेतपु रस्कारं 
भूतेष परिवतते--महा० १२।१९।१९ । 
पुरस्कृत्य (अ०) [पु्रस--कु-+ ल्यप्‌ ] कृते, के विषय में 
उल्लेख करके, के कारण । 
पुरोभकक्‍तका (स्त्री०) प्रातराश, नाइता । 


पुराण (वि०) [पुरा नवम्‌ू-नि०] ॥. पुराना 2. बूढ़ा 
3. घिसा पिटा,-णम्‌ 4. बीती हुई घटना 2. विख्यात 
घामिक पुस्तकें जो गिनती में १८ हूँ, तथा व्यास 
द्वारा रचित माने जाते हैं। सम०--अन्तरम दूसरा 
पुराण । - प्रोक्त (थि०) ।. पुराणों में कहा हुआ 
2. प्राचीनों द्वारा बतलाया हुआ,--विद्या, - वेद 
पुराणों का ज्ञान, पुराणों में वणित पाण्डित्य । 

पुराषाद (वेद०)अनकों का विजेता, बहुतों को हरानेवाला । 

पुरोषभेदः [प्‌ू+ईपन्‌ किच्च,--भिद्‌--घव्म] अतिसार 
दस्त लगना, संग्रहणी । 

पुच्हक. (वि०) अचूक, प्रभावशाली । 

पुरुष: [पुरि देहे शेते शी--ड पृषो०] 4. नर, मनष्य 
(विप० स्त्री) 2. आत्मा। सम० - मानिन (बि०) 
अपने आपको साहसी प्रकट करने वाला,--शौीषेक 
एक प्रकार का शस्त्र जिसका प्रयोग चोर संध लगाने 
में करते ह,--सार: श्रेष्टतम नर | 


( १२९८ ) 


पुलकः [पुल -+पण्व॒ल] गच्छा, झुंड । 

पुलिद: (पं०) शिकारी, (ब० व०) एक जंगली जाति । 

पुलटकसः (प०) एक मिश्रित जाति का नाम भाग० 
२९।२१।१० । 

पुष्ट ( धि० ) [पुष्‌ज॑-कक्‍्त] 4. पाला पासा 2. फलता 
फलता 3. समद्ध 4. पूण। सम०--अड्भ (वि०) 
मोटे अंगों वाला, जिसे अच्छे पदार्थ भोजन में मिलते 
रहे हैं - अर्थ (बि०) जो अथ को दृष्टि से पूणतः 
स्पष्ट हो । 

पुष्टि: [पुष +क्तिन्‌] बहुत से अनुष्ठानों के नाम जो 
कल्याण की दृष्टि से किय जाते हैं, पुष्टिकम । 
सम० - मार्ग: बल्‍लभाचाय द्वारा मारने गये सिद्धान्तो 
का समच्चय । 

पुष्करम | पृष्क पुष्टि राति-रा+क ] . नीला कमल 
, हाथी के संड का किनारा--मात० २।२। सम० 
--विष्टरः ब्रह्मा, परमेश्वर, -विष्टरा लक्ष्मी देवी 
--पुष्टि कृधीष्ट मम पुष्करविष्टराया:-- कनक० । 

पुष्पन [पुष्प+-अचु] . फूल 2. पुष्परागमणि 3. कुबेर 
का रथ । सम० अम्ब फलों का शहद, - आस्तरक:, 
--आस्तरणम्॒ फलों से सजावट करने की कला, 


पदवी कपाटिका, -- यमरकमस अनप्रास अलंकार का 
एक भंद । 
पुष्पथः (पं०) जाति से बहिष्कृत महिला म ब्राह्मण द्वारा 


उत्पादित संतान । 

पुष्पराग: [ ष० त० ] एक प्रकार की मणि--कौ० अ० 
२।६६।२९ । 

पुस्तम [ पुस्तू--अच ] . कोई वस्तु जो मिट्टी, लकड़ी 
या धातु को बनो हो 2. पुस्तक, हस्तलिखित, पांड- 
लिपि। सम०--पालः भू-अभिलेखों को सुरक्षा पूर्वक 
रखने वाला । 

पुस्तकः.-कम [ पुस्त-|-कन्‌ ] . पाण्डलिपि 2. एक उभरा 
हुआ आभूषण | सम०--आगारम्‌ पुस्तकालय, 
--आस्तरणम॒ वस्ता, वह कपड़ा जिसमें पुस्तक बाँधी 
जाती हं,--मुद्रा एक प्रकार की तांत्रिक म॒द्रा । 

पृतकऋतुः [ ब० स० ] इन्द्र का विशेषण । 

पूणी (स्त्री०) सुपारी का पेड़ । 

पञजञा [ पूज--अ | आदर, सम्मान, पूजा। सम० उप- 
करणसम्न्‌ पूजा करने का सामान,--गहम गाह्य पूजा 
का स्थान । 

पृथः [ पय-|-अच ] मवाद, किसी फोड़े या फूंसी से निक- 


लने वाला, पीप । सम० -- उदः, - वह, एक प्रकार 
का नरक । े 
प्रक (वि०) [पुर +प्वुल ] 4. भरन वाला, पूरा 


करने वाला,--कः (पूं०) बाढ़, जलप्लावन-सिज्चा ड्र 
नसत्वदघरामृतपू रकेण--भाग ० १०२९।३५ । 


पूर्ण (वि०) [ पुर +क्त ] सर्वग्यापक, सव्वत्र उपस्थित । 
सम० अभिषेकः एक प्रकार का धामिक स्नान 
जिसका कौलतंत्र म॑ं विधान निहित हु । उत्सड्भग 
(वि०) ऐसी गर्भवती जिसके थोड़े ही दिनों में बच्चा 
होने वाला हैँ, आसन्नप्रसवा,-प्रज्ञ: (पुं०) . जिसका 
ज्ञान पूर्णतः: विकसित हो चूका हो 2. द्वत संप्रदाय 
के प्रवतंक माधव का विशेषण । 
(वि०) [ प्व-+-अच ] 4. पहला, प्रथम 2. पूर्वी, 
प्वदेश 3. प्राचीन, पहला । सम० - अवसायिन 
(वि०) जो बात पहले घटती हे --पूर्वावसायिन्यरच 
बलीयांसो जघन्यावसायिष्य:-मं० सं० १२।२।३४ 
पर शा० भा०। >-निम्मित्तम्‌ शकुन, निधविष्ट 
(वि०) जो पहले ही रचा हुआ हे--मनु० ९।२८१, 
5पर्चातू, पद्चिम (अ०) पूर्व से लेकर पश्चिम 
तक, मारिन्‌ (वि०) पति (या पत्नी) से पहले 
मरने वाला, -- घिद्‌ (वि०) जो भूतकाल की बात 
जानता हैं, धिप्रतिषंधः पहली उक्ति का विरोध 
करने वाछा कथन,- बिहित (वि०) जो पहले ही 
निर्णीत हो चुका हो । 
पूृषधानजः [ पृषन्‌+-अनुजः ] वृष्टि का देवता- प्रास्यद्‌ 
द्रोणगसुतो बाणान्‌ वृष्टि पूषानुजी यथा महा० ८। 
२०।९५६ । 
पृणाका (स्त्री०) किसी जानवर का मादा-बच्चा । 
पृतनापतिः (प०) [ष० त० ] सेनापति । 
प्थक (अ० ) [ प्रथ--अज, कित्‌, संप्रसारणम ]. अलग 
2. अलग-अलग 3. के बिना, के सिवाय । सम० 
-कार्यम अलग काम, धर्सन्‌ (दथ्ि०) जो द्वत 
सिद्धान्त को मानने वाला हु,-बीजः भिलावा,-- योग- 
करणम्‌ एक व्याकरणनियम का दी भागों मे जुदा 
जुदा करना । 
पृथकत्वनिवेजश्ञ: (पुं०) जुदाई पर डटे रहना -- 
पृथक्त्वनिवेशात्‌-मी ० सू० १०१५।१७ । 
पथिवीभत्‌(पं०) [ पथिवीं विभरत्तीति--भ +-क्विप ] 
पंत, पहाड़ । 


पथ (घधि०) [ प्रथ-+-क, संप्रसारणम्‌ ] !. विशाल, विस्तृत 
2. प्रचर पुष्कल 3. बड़ा, 4. असंख्य । सम०-कौरति 
(4०) दूर-दूर तक धविख्यात,--दर्शिन्‌ (वि०) दूर- 
दर्शी, दीघं दृष्टि । 
पश्नि (वि०) [ स्पश नि० किच्च पषो० सलोपः ] 
ठिगना 2. सुकुमार 3. चितकबरा,-शि्निः (स्त्री० ) 
4. चितकबरी गाय 2. पृथ्वी । 
पृथत्क: [ पब्‌+-अति"-पृषत्‌ --कन्‌ ] ॥. गोल धब्बा। 
चाप को शरज्या । 
पष्ठम्‌ [ पृष-(स्पृश ) थक नि० ] . पीठ 2. पुस्तक के 
पत्र का एक पादवे 3. शेष । सम०» -- आशक्षेप: पीठ में 


सं ख्यायाइच 


( १२९९ ) 


बड़ी तीज़ पीड़ा-गामिन्‌ (वि०) स्वामिभकक्‍त, अनुचर, 
>उतापः मध्याह्ल, दोपहर, -भड्डः युद्ध में लड़ने की 
एक रोति । 

पृष्ठयम्‌ [ पृष्ठ-+ यत्‌ | . मेरुदण्ड 2. सामसंग्रह । 

पेचकः [ पच्‌ +-व॒न्‌, इत्वम्‌ ] मार्ग में बना यात्रियों के लिए 
शरणगृहू मान० । 

पेट्राल:,-लम । टोकरी, पेटी । 

पेटरालक:,-कम्‌ 

पेण्ड:ः (पुं०) मांग, रास्ता । 

पेलिनी | पेल--इनि, स्त्रियां डीप्‌ ] ग्रांठगोभी, पातगोभों । 

पेशस (नप्‌ ०) [पेश--असिच | . रूप 2. सोना 3. आभा 

« 4. सजावट । सम० - कारिन्‌ . भिरं 2. सुनार, 
-ऊँत्‌ (पुं०) 7. हाथ 2. भिरे भाग० ७।१।२८ । 

पेशिः (स्त्री०) [ पिश्‌-+-इन्‌ |] छाछ, तक्र। 

पेषोकू (तना० उभ०) कुचलना, पीस देना । 

पेड़लः [ पिज्ुल--अण्‌ | पिगल का पुत्र या शिष्य । 

पंड्रल्म [ पिज्भल-+अण्‌ ] पिज्ुल मुनि कृत पुस्तिका । 

पंतापत्रीय. (वि०) [ पितापुत्र +-छ | पिता और पत्र से 
संबंध रखने वाला । 

पेंप्पलादः [ पिप्पलाद-+ अण्‌ ] अथवंवेद की एक शाखा । 

पेशुनिक (वि०) [पिशुन--ठक्‌ | मिथ्यानिन्दात्मक, अपवाद 
परक । 

पोतायितम्‌ (नपु० | [प्‌+तन"पोत--क्यच -- कत | 

॥, शिशु को भाँति आचरण करना 2. हाठ और ताल 
की सहायता से उच्चरित हाथी की चिघाड़ । 

वोत्रिप्रवरः [प्‌ +त्रचन्पोत्र+इनि>पोतजिन, तेषु प्रवरः] 
विष्ण भगवान वाराहावतार - हिरण्याक्षे पोशन्रिप्रवर- 
वपुषा देव भवता- नारायणाय ० । 

पोप्लूयमान (वि०) [प्लू-+-यढ-+शानच्‌, द्वित्वम्‌] बार 
बार तरता हुआ लगातार तैरने वाला या बहने वाला । 

पौण्ड्वर्धनः (पुं०) बिहार प्रदेश का नाम । 

पौत्रजोविकम (नपुं०) पुत्र जीव पौधे के बीजों से बना 
ताबीज । 

पौरन्ध्र (वि०) [पुरन्ध्र+अण्‌ | स्त्रीवात्ी, नारीजातीय । 

पौषधः (पंं०) उपवास का दिन । 

प्रउझयम (नपुं०) त्रिकोण । 

प्रकच (ध्ि०) [व० स० | जिसके वाल सीध॑ खड़े हों । 

प्रकाइक्षा [प्र | काइकक्ष्‌ +- अड] भूख, वुभुक्षा । 

प्रकाहः [ प्र+काश्‌-+-घञा_| ज्ञान। सम० - करः प्रकट 
करने वाला, व्यक्त करने वाला । 

प्रक् (तना० उभ०) विवेक करना, भेद करना - मोहात्‌ 
प्रकुृते भवानू- महा ० ५।११६८।१८ । 

* प्रकरः [प्र+क्ृ-अच] धोना, माजना, साफ़ करना 

अत्रामत्रप्रकरकरणं वततेड्सो नियक्ति:--विद्व॒० 

१५१४ । 


प्रकरणम [प्र+कू-ल्‍ल्यूट|] प्रसंग । सम०--सम्रः समान 
औचित्य और समान्र बल के दो तक । 

प्रकम॑ (नपुं०) मंथन, संभोग (जैसा कि कौ० अ» में 
कन्याप्रकम ) । 

प्रकृति: [प्+#--कितिन| परम पुरुष परमात्मा के आठ 
रूप-- भग० ७४ । समं०-- अमित्रः: सामान्य शत्र, 
- कल्याण (वि०) नेसगिक सौन्दय से युक्‍त, 
स्वाभाविक सुन्दर,--भोजनम यथाराति आहार, 
यथावत्‌ भोजन । 

प्रकृत्ततत (वि०) [प्रकृति--मतुप्‌| 4. नंसगिक, सामान्य 
2. सात्त्विक वृत्ति का महानुभाव रा० २।७७।२१ । 

प्रक्रिया [प्+क्+श] (आय ० में) योग, नुस्खा । 

प्रकृष (तुदा० पर०) वेग से खींचना । 

प्रकर्ष: [प्र/-#१--घज्ण_] विश्वजनीन । 

प्रकषित (वि०) [प्र+कृष्‌ -+णिच्‌ --क्त] फंलाया हुआ, 
बाहर निकाला हुआ । 

प्रक्रमः [प्र+ क्र +घजा_] चर्चा के बिन्दु पर पहुँचना । 
सम०--निरुद्ध (वि०) आरंभ में ही रुका हुआ । 

प्रक्षषणम्‌ [प्र+क्षि-+-णिच्‌ --ल्यूट, प्रगागमः:] विनाश, 
राज० । 

प्रख्या [प्र+ख्या - अडः -+- टाप्‌ ] उज्वलता, आभा, कान्ति । 

प्रगणोभू (प्रगण +-च्वि--भू -म्वा० पर०) अपने आपको 
योग्य बनाना, पात्रता प्राप्त करना । 

प्रग्रह: [प्र।-ग्रह +अप] 4. राजसभासदों को उपहार 
>-की० अ० २।७।२५ 2. जोड़ के रखना 3. घृष्टता । 

प्रचकित (वि०) [प्र+चक्‌ - क्त | भय के कारण थर-थर 
कापता हुआ । 

प्रचण्ड (वि०) [प्रा० स०| प्रखर, अत्यन्त तीत्र । सम० 
-- प्रताप: शक्तिशाली तेज,--भरवः: एक नाटक का 
नाम । 

प्रचर्या [प्र | चर +यत्‌- टाप्‌ | प्रक्रिया । 

प्रचारः [प्र चर--घजा| सरकारी घोषणा, सावेजनिक 
उद्घोष । 

प्रचलित (वि०) [प्र +-चल्‌--क्त | घवराया हुआ । --तम्‌ 
(नपुं०) विदाई, बिसजेन । 

प्रचला (स्त्री०) [प्र+चलू-| अच्‌-टा५ | गिरगिट । . 

प्रच॒ रपरिभवः [क० स०] भारी अपमान, बड़ा तिरस्कार । 

प्रच्छन्नदौद्धः ( पु० ) वेदान्ती के वेश में छिपा हुआ 

बौद्ध । 

प्रच्यावुक (वि०) [प्र+च्यु--उकज्_| क्षणभंगुर, सहज में 
ट्ट जाने वाला, भिदुर । 

प्रजननकुशल (वि०) प्रसूति काय में दक्ष । 

प्रजा [प्र जन्‌ू-+-ड-+-टाप्‌ | सवत्सर बुद्ध० । 

प्रजाग रणम [प्र|/जागू+ल्यट्‌ | जागते रहना । 

प्रजम्भ (म्वा० आ० ) जम्हाई लेना । 


६ रैडे#० 


प्रज्॒प्त (वि०) [प्र+ज्ञा+णिच्‌ -- क्त | . आदिष्ट, आज्ञा 
दिया हुआ 2. व्यवस्थित - बुद्ध ० । 

प्रज्ञा [प्र+ज्ञा+-अडः-+टाप्‌] प्रकृष्ट बुद्धि, बुद्धध। सम० 
 अस्त्रभ . एक अस्त्र का नाम 2. बुद्धि रूपी शस्त्र, 
--घन: केवल बृद्धि (जसे चिद्घन), पारमिता 
पारदर्शी गुण बुद्ध ०; --मात्रा ज्ञानेन्द्रिय । 

प्रणसित (वि०) [प्र+नम्‌+-णिच्‌ +-क्त| झुकाया हुआ, 
नमस्कार करने के लिए जिसका सिर झुकाया गया हैं । 

प्रणाय्य (वि०) [प्र+-नी+-ण्यत्‌ | योग्य, उपयुक्त (वेद ०) । 

प्रणिधि: [प्र/+नि-+धा-+-कि] हाथी को हाँकने को रीति 
>-मात० १२।६।८ । 

प्रणिधेयम्‌ | प्र+नि+ षघा+यत्‌ । 4. गप्तचर भेजना 
2. काम पर लगाना, उपयोग में लाना । 

प्रणयः [प्र||नी-+-अच्‌| !. विवाह 2. मंत्री 3. अनुग्रह 
4. विनय । सम० भानः प्रेम के कारण ईर्ष्या, 
- विमख (वि०) ॥. प्रेम के विपरीत 2. मंत्री करने 
में अनुत्सुक | 

प्रणयनम्‌ [प्/नी-+ल्यूट | . (दण्ड) देना 2. (संप्रदाय ) 
स्थापित करना । 

प्रणीत (वि०) [ प्र+नी+क्‍्त ] ॥. प्रस्तुत किया हुआ 
2. कार्यान्वित किया हुऔं 3. सिखलाया हुआ 4. लिखा 
हुआ, रचा हुआ। सम० अग्निः यज्ञ के निमित्त 
अभिमंत्रित की गई आग, आपः (ब० व० ) पवित्र 
जल । 

प्रतन (वि०) [ प्र+ट्चु, तुट | पुराना, प्राचीन । सम० 
-- हबिसि (नपुं०) आहुति देने के लिए अभिमप्रेत 
पुराना घी । ।॒ 

प्रतानः | प्र|-तनु+ घज्ण_ ] प्रसार, विस्तार, फलाव । 

प्रतपः [ प्र+तप्‌--अच्‌ |] सूर्य की गर्मी, धूप । 

प्रताप: | प्र+तप्‌+घज्ज_ [ अन्तिम चेतावनी देना कौ० 
अ० १॥९५ । 

प्रतमाम्‌ (अ०) विशेष रूप से, ख़ास तौर से । 

प्रति (अ०) [ प्रथू--- डति ]. धातु के उपसुष्ट होकर 
इसका अर्थ ह. (क) की ओर, की दिशा में (ख़) 
वापिस, बदले में, फिर (ग) के विरुद्ध, के प्रतिकुल 
(घ) ऊपर 2. छाब्दों के पूर्व लग कर इसका अथ 
होता है (क) समानता, (ख) विरुद्ध, विरोध में तथा 
(ग) प्रतिद्वन्द्रित । सम० अनुप्रासः अनुप्रास का 
एक भेद,--अरिः मुक़ाबले का प्रतिपक्षी,--अकेः झूठ- 
मृठ का सूर्य, बनावटी सूर्य,-- आदे (वि०) बिल्कुल 
ताज़ा, आसड्भः संयोग, संबंध, आह्वयः गूंज, 
प्रतिध्वनि, कमेन्‌ (नपुं०) ब्रत और उपवास,-कारः 
नक़ल करना --रा० २।३७।३७ पर टीका कूलिक 
(वि०) विरोधी,--क्रिया व्यवहार, आचरण - न हि 
यक्‍ता तवेतस्य रूपस्येव॑ प्रतिक्रिया--रा० ७। १७४ 


चक्रम छात्र की सेना,--दूतः बदले में भेजा गया दृत 
या संदेशवाहक, विषम्‌ विषहर, विष को दूर करने 
वाली ओषध,--बवषः विरोधी साँड । 

प्रतिगद (म्वा० पर०) उत्तर देना । 

प्रतिगरः | प्रतिग/-अच्‌ | ललकार का उत्तर देना 
-ओमित्यध्वयू : प्रतिगर प्रतियृक्ताति--त॑० उ० 
१।८। १ । 

प्रतिघातः [ प्रतिहन्‌+-णिच्‌ --अप्‌ |] !. गबन कौ० अ० 
२।८।२६ 2. नाश, अवमान--भाग० ५।९॥।३ । 

प्रतिचारः [ प्रतिवर -घज्ण_ ] व्यक्तिगत बनाव शझुंगार | 

प्रतिज्ञा (प्रति+ज्ञा+अछ-+ंटाप्‌ ] निश्चित समझना, 
-- कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणगश्यति भग० 
९।२१। सम० परिपालनम्‌,-पालनम्‌ अपनी प्रतिज्ञा 
की प्रा करना,--पारणम्‌ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा 
करना । 


प्रतिदुह (नपुं०) ताज़ा दूध । 


प्रतिदृषित (वि०) [ प्रतिदुष---णिच्‌ --क्त ] कलरूषित, 
अ्रष्ट, मिलावटी । 

प्रतिनियमः [ प्रतिनि-+यम्‌ +-अच्‌ ] पृथक नियतीकरण 
>उसां ० का० १८। 

प्रतिनिष्क्रयः [ प्रतिनिस+ क्री +-अच ] प्रतिहिसा, बदला 
लेना । 

प्रतिनिष्पुत (वि०) [ प्रतिनिस+ पू+क्त ] साफ़ किया 
हुआ, पछोड़ा हुआ । 

प्रतिपत्तिः (स्त्री०) [प्रतिपद्‌+-क्तिन | . प्राप्ति, अवाप्ति 
2: प्रत्यक्षीकरण, अवेक्षण 3. यथार्थ ज्ञान 4. स्वीकृति 
5. आरम्भ 6. सद्भूल्प 7. समाचार 8. उपाय 9. बद्धि 
0. उन्नति 4. प्रयोग 2. प्रसिद्धि 73. विश्वासी 
सम० - पराहझ्मख (वि०) ढीठ, न दबने वाला, 
--प्रदानम्‌ उन्नत पद अपंण करना । 

प्रतिपत्पाठ: (पुं०) प्रतिपदा वाले अनध्याय दिन के पढ़ना 
---प्रतिपत्पाठशीलस्थ विद्येव तन॒ुतां गता--रा० 
५ | 

प्रतिपांदित (वि०) [ प्रति+पद-णिच्‌--क्‍्त ] प्रकट 
किया गया । 

प्रतिपाद्य (वि०) [ प्रतिपद्‌ --णिच --ण्यत्‌ | चर्चा करने 
के योग्य, व्यवहार में लाने के योग्य । 

प्रतिपाद्यममान (वि०) | प्रतिपद्‌---णिच्‌ -+य +-शानच्‌ |] 
. दिया जाता हुआ, उपहत किया जाता हुआ 
2. व्यवहत किया जाता हुआ 3. चर्चा के अन्तगंत । 

प्रतिपानम [ प्रतिपा+-ल्यूट |] पीने का पानी । 

प्रतिपर्ण (वि०) [ प्रति प्‌ +क्‍्त | प्रसारित, फंलाया हुआ, 
प्रशस्त । 

प्रतिब (व) नदी (स्त्री ०) प्रत्यारोप, प्रत्युत्तर - हृदाभिनन्द् 
प्रतिवन्‍न्यन॒त्तर: ने० ९।१७ | 


( १३०१ ) 


प्रतित्र्‌ (अदा० पर०) . उत्तर देना, 2. (आ०) मुकर | प्रतिसरबन्ध: [ष० त०] किसी भी मंगलमय काये के आरंभ 


जाना । 

प्रतिभा [ प्रति--भा--क--टाप्‌ | उचाटपना, ध्याना- 
पकर्षण निद्रां च प्रतिभा चेव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌ 
“महा० १(२।२७४।७ | 

प्रतिभोजनम्‌ [ प्रतिभुज्‌--ल्यूट ] विहित पथ्य, नियत 
किया हुआ आहार । 

प्रतिमागृहम [ ष० त० ] मर्तियों का घर । 

प्रतियातनिद्र | (वि०) ब० स० ] जागा हुआ, जागरूक । 

प्रतियातबृद्धि (वि०) | ब० स० ] जिसे (पिछली भूली 
बातें) याद आ गई हों । 

प्रतियोग: [ प्रति यूज्‌-+घज्ज ] प्रत्युत्तर, प्रत्यक्तिवचन 
्लल्न च० ४|४१। 

प्रतियोद्ध [ प्रति+-युध्‌ -- तृच्‌ ] यद्ध में प्रतिपक्षी । 

प्रतिरृढ (वि०) [ प्रति--रुह -+क्त | ॥: प्रविष्ट, अधि- 

.. कैत 2. स्थापित--भाग० १०।३०॥३ । 

प्रतिवकतव्य (वि०) [ प्रति--बच्‌ -| तब्यत्‌ ] . उत्तर 
दिय जाने के योग्य 2. वादविवाद किये जाने के योग्य । 


प्रतिविधातव्यम्‌ (भाव० क्रि०) ध्यान (सावधानी ) रखना 
चाहिए । 

प्रतिविद्येष: [प्रा० स०| विशेषता, विलक्षणता ! 

प्रतिव्याहारः [प्रति वि-- आ-+- ह +- घज्ण ] उत्तर, जवाब । 

प्रतिशीषकम्‌ [प्रा० स०] निष्कृतिधन, बन्दी मोचन घन । 
रा० २५५ पर मल्लि० | 

प्रतिश्रयः [प्रति+-श्रि-+-अच्‌] आश्रम, मठ (जहां सदब्रत 
लगा रहता है) । 

प्रतिषेधः [प्रति --- सिध +- घवञ्न ]. निषेधात्मकता का ध्यान 
दिलाना 2. बाधा । 

प्रतिष्ठा [प्रति--स्था--अडः --टाप्‌] ब्रत की पूर्ति । 

प्रतिष्ठापनम्‌ [प्रति --स्था --णिच्‌ --ल्यट्‌ ] समर्थन । 

प्रतिष्ठासु (वि०) [प्रति--स्था-|-सन्‌--उ] कहीं पर बस 
जाने का इच्छुक । 

प्रतिष्ठित (वि०) [प्रति--स्था-- णिच्‌ -- क्त] पूरा किया 
हुआ महा० ३।८५११४ । 

प्रतिसंयात (वि०) [प्रतिसम--या--क्त| आक्रमणकारी, 
हमला करने वाला । 


प्रतिसंरुद्ध (वि० ) [प्रतिसम्‌ ---रुघ--क्त] संकुचित किया 
हुआ । 

प्रतिसंक्रम: [प्रतिसम्‌ +- क्रम-[|-अच ] [विच्छेद. विधटन । 

प्रतिसड्ख्यानम्‌ [प्रतिसम्‌ -|- रूया +-ल्यट] 7. किसी बात का 
शान्तिपू्वंक विचार करना 2. सांख्य दर्शन । 

प्रतिसंघानम्‌ [ प्रतिसम्‌+धा-+ल्यूट्‌ ] . स्मृति, याद 
2. उपचार, चिकित्सा । 

प्रतिसन्‍्मासित (वि० ) [प्रतिसमास-- इतच्‌] समीक्ृत, बरा- 
बर किया हुआ । क्‍ 


के अवसर पर हाथ की कलाई में राखी या पहुँची 
(पुनीत कलावा ) बाँधघना । _ 

प्रतिस्वस (अ० ) एक-एक करके, एककशः । 

प्रतिह॒त (वि०) [प्रति-+-हन्‌+-क्त] 7. चौंधियायी हुई 
(आँखें) 2. कुण्ठित, ठंठा । 

प्रतिहार: [ प्रति+ह+-घझा ] आगमन की सूचना देना 
“7० ७।१।७ | 

प्रती (प्रति|-इ--अदा० पर०) (शत्रु का) मक़ाबला 
करना,--ससन्यानहं तांश्च प्रतीयां रपममृधनि महा०» 
+५१७२।१३ । 

प्रतीतात्मन्‌ [प्रति इत--आत्मन्‌ | विश्वस्त, दृढ़ । 


प्रतोकम्‌ [प्रति---कन्‌-+ नि० दीघ: | 7. चिह्न 2. प्रतिलिपि । 
सम० दशॉनम चिह्नलपरक संकल्पना । | 

प्रतीचोन (वि० ) [प्रत्यल्‍च -|-ख, अलोप:, नलोप:, दीघंइच ] 
अन्तर्मुखी, अन्दर की ओर मुड़ा हुआ । 

प्रतीपदीपषकर्भ्‌ (नपुं०) दीपक अलंकार का एक भेद । 

प्रतु्तिका (स्त्री० ) एक प्रकार की शब्या । 

प्रत्यक्ष (वि० ) [अक्ष्ण: प्रति] ।. आँखों को जो दिखाई दे, 
दशनीय 2. नयतगोचर, 3. स्पष्ट, साफ़ | सम ०--पर 
(वि०) प्रत्यक्ष को ही उच्चतम प्रमाण मानने वाला, 
-““विधानम्‌ स्पष्ट विधि, स्पष्ट आदेश, विषयोभ्‌ 
दृष्टिपरास के अन्तगेत आना । 

प्रत्यक्षरमम (अ०) प्रत्येक अक्षर पर--प्रत्यक्ष रश्लेषमय- 
प्रपण्च वासव० । 

प्रत्यकृप्रवण ( प्रत्यव्च्‌ -- प्रवण ) (वि०) आत्मोन्मुख, एक 
त्रात्मा का भक्त । 


प्रत्यभिज्ञाइशेनम (नपुं०) शेवदर्शन पर लिखा गया एक 
ग्रन्थ । 

प्रत्यभिनन्‍्द्‌ (म्वा० चुरा० पर०) ॥4. बदले में नमस्कार 
करना <. स्वागत करना । 

प्रत्यभ्युत्थानम्‌ ( नपु० ) [प्रति+अभि +-उद्‌-+-स्था - ल्यट | 
अतिथि का स्वागत करने के लिए अपने आसन से 
उठता । 

प्रत्ययः [प्रति--इ-अच | इन्द्रियों का कार्य--सर्वेन्द्रिय- 
गृणद्रष्ट्र स्वप्रत्ययहेतवे भाग० ८।३।१४ । 

प्रत्यच नम [प्रति--अच --ल्यूट्‌ | बदले में नमस्कार करना । 

प्रयवकशन (वि०) [प्रति--अबव --कश --स्यूट| विफल- 

. कर, संहारकारी । ट 

प्रत्यवस्थापनम्‌ [प्रति+-अव--स्था -+णिच्‌ --ल्यूट | सुखद, 
विश्रान्तिदायक, स्फूतिजनक । 

प्रत्यवेक्षणा (स्त्री०) [प्रति+अव--ईक्ष--यच्‌-- टाप्‌] 
पाँच प्रकार के ज्ञानों मे से एक (बुद्ध० में) । 

प्रत्यस्त (वि०) [प्रति-|- अस--क्त] फेंका हुआ, छोड़ा 
हुआ--प्रत्यस्तव्यसने माल० १०।२३ | 


( १३०२ ) 


प्रत्यावक्षाणक (वि०) [प्रति-आ-+-चक्ष्‌ +- शानच्‌, स्वाथ 
कन्‌| निराकरण करने की इच्छा वाला, आक्षप करन 
का इच्छुक । 
प्रत्यापन्ष (वि०) [प्रति+आ+पद्‌+क्त] ॥. वापिस 
आया हुआ, फिर से एकत्र किया हुआ 2. बहकाया 
हुआ, बदले हुए मत वाला, विपरीत दृष्टिकोण वाला । 
->महा० १२।२९१।८ !। 
प्रत्यासत्ति: (स्त्री०) [प्रति-+-आ+-सद्‌ + क्तिन्‌ ] प्रसन्नता 
हर्षोत्फल्लता । 
प्रत्याहारः [ प्रति+-आ-- ह+घज_| प्रस्तावना या आमुख 
का विशेष भाग (नाटथ०) । 
प्रत्यत्पन्नजातिः (स्त्री०) गृणासहित समीकरण |! 
प्रत्यपस्थित (वि०) [प्रति+-उप-स्था+-क्त | 4. समूहगत 
एकत्र होना, दबाव होना (जैसे मृत्रोत्सग का ) 
3. विमख, विपरीत हुआ--श्रेयसि प्रत्युपस्थिते 
महा० १२।२८, ७।५९७ । 
प्रत्यड (वि०) [प्रति-|-वह_ +-क्त] ।. प्रत्याख्यात, अस्वी 
क्रत 2. उपेक्षित 3. मात दिया हुआ । 
प्रथमकविः (पुं०) वाल्मीकि का विशेषण । 


प्रदक्षिण (वि०) [प्रा० स० |] चतुर, दक्ष, निपुण-- तानुवाच 
विनीतात्मा सूतपुत्र: प्रदक्षिण: --रा० २१६।५ । 

प्रदा (जुहो० उभ०) ऋण परिशोध करना । 

प्रदानन[ प्र|दो-;ल्यूट्‌ |] खण्डन करना, निराकरण 
करना - असदेव हि घमममस्य प्रदान घ्म आसुर:--महा ० 
१३।४५।८ । 

प्रदानकृपण (वि०) [ प्र+दा-+ल्यूट्‌, प्रदान क्षण: - त० 
स० | दरिद्र, उपहारादि समय पर न देने वाला । 

बअदेशः (पं०) [ प्र--दिश-+घञ्म |] स्वातंत्र्य के क्षेत्र मे 
एक बाधा (जन० ) | 

प्रदेहनम्‌ [ प्र+ दिह_-+लल्‍्यूट्‌ | लीपना, पोतना । 

प्रधताऊुणम्‌ | ष० त० | युद्ध का अग्रभाग । 

प्रधानकारणवादः (पृ०) सांख्य का सिद्धान्त कि प्रधान ही 
मूल कारण हे 


प्रधानवादिन (वि०) जो व्यक्ति सांख्य के प्रधानकारण को 
मानने वाला है । 

प्रधावितिका (स्त्री०) बच कर निकल भागने का मा । 

प्रपठचः | प्र+पतञ्च्‌--घठ्ा | हास्यास्दर वातालाप 
(नाट्य०) ! 

प्रपतनमस [ प्र--पत्‌-+ल्यट | आक्रमण, धावा । 

प्रपुराण (वि०) [ श्रा० स० | अत्यन्त पुराना । 

प्रप्रणम्‌ [ प्र/पृ+ल्युट्‌ ] धनुष को डोरो का झुकाना 
और बाँध देना । 

प्रबद्धता [ प्र+बध्‌-| क्त-+-ता | प्रज्ञा, बुद्धि । 

प्रभग्न (वि०) [ प्र+भज्‌-+क्त ] दूट कर टुकड़-टुकड़ हु 
हुआ, कुचला हुआ, हराया हुआ । 


प्रभद्रक (वि०) अत्यन्त सुन्दर । 
प्रभवः [ प्र|भ+अप्‌ ] समृद्धि,--प्रभावार्थाय भूतानां 
घमंप्रवचनं कृतम--महा० १२।१०९१० । 


प्रभा [ प्र+भा-+-अडः--टापू | पद्मरागमणि। सम० 
--भिद्‌ (वि०) उज्ज्वल - कि० १६।५८ । 

प्रभातकरणीयम [ स० त० | प्रातः काल अनुष्ठय । 

भावत (वि०) [ प्र+भू+णिच्‌+ल्युट्‌ | . प्रमुख 


प्रभावशाली 2. सजनात्मक शक्ति, 3. मूल 4. खोलन 
वाला तदस्त्र तस्य वीरस्य स्वगमागेप्रभावनम्‌ - रा० 
४१७।८ । 

प्रभाषित (वि०) [ प्र+भाष्‌ -क्त | कथित, उद्धोषित। 

प्रभुसम्मित (वि०) स्वामी के सम।न -यद्वेदात्रभुसम्मितात्‌ 
+>:सा० <द० ॥। 

प्रभत्वाक्षेप: (प०) [ष० त० | आदेश के वचन द्वारा 

. उठाया गया आशक्षेप - का० २१३८ । 

प्रभेः [ प्र+भिदर+घर्ं ] उदगम (जैसे 
नदी का) । 

प्रमाथिन (वि०) [ प्र- मथ्‌ -इनि | नाड़ियों में से रसों 
का उत्पादक । 

प्रसद्दरा (स्त्री०) रुरू नामक मुनि की पत्नी । 

प्रमहस (वि०) [ब० स०] बड़ा शक्तिशाली, प्रतापी 


स्थान 


तेजस्वी । 
प्रमाणणम [ प्र+मा+ल्यूट | एक प्रकार की माप 
(संगीत०) । जैसे द्वुतश्रमाण ! 


प्रमाणानुरूप (वि०) किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति 
और डीलडौल के अनुरूप । 

प्रमाणत: (अ०) [ प्रमाण--तसिल | माप या तोल के 
अनसार । 

प्रमात्वयम (नय्‌ं०) निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान की यथा्थता । 

प्रमिति: [ प्र +-मा--क्तिन्‌ ] प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति । 

प्रमोद: [ प्र+मद-+घज्ण | 4. गृुणी पुरुष का हमें 
उल्लास (ज॑न०) 2. एक वर्ण का नाम । 

प्रयत्नगौरवम्‌ [ ष० त० ] यत्नों की गहनता, परिश्रम को 


गहराई । 
प्रयतात्सन्‌, । (वि०) पुनीत मन वाला, जिसने अपने मन 
प्रयघतमानस $ को संयत कर लिया हू। भग० ९२६ । 


प्रयतपाणि (वि०) [ ब० स० |] सम्मान म॑ हाथ जोड़े हुए । 

प्रयन्त (पं०) चालक, उकसाने बाला, भड़कान वाला श्ररक । 

प्रया (अदा० पर०) ग्रस्त होना, अपने ऊपर लेना 
उठाना । 

प्रयक्‍त (वि०) [ प्रयुज-+-क्त ] 4. प्रकल्पित, उपाय द्वारा 
काम चलाया हुआ 2. खींची हुई (जेसे तलूवार ) । 

प्रयम्तसत्कार (वि०) [ ब० स० | जिसका स्वागत सत्कार 
किया गया है - प्रयक्तसत्कारविशेषमात्मना न माँ पर 
संप्रतिपत्तमहेंसि--कु ० ५ । 


( १३०३ ) 


प्रयोक्त्‌ (पुं०) [ प्र+यज्‌ +-तृच्‌ ] प्रापक, समाहर्ता । 
प्रयोगः [ प्र+यज्‌ --घज्म ] . उपयोग में छाना, इस्ते- 
माल करना, काम 2. यथावत्‌ रूप, सामान्य उपयोग 
3. फेकना, फेक कर मार करना, (विप० संहार) 
4. प्रदशन, अनुष्ठान 5. अभ्यास, परीक्षणात्मक उप- 
योग 6. प्रक्रिया क्रम 7. कार्य 8. सस्वर पाठ 9. आरम्भ 
0. योजना, तरकीब 4. साधन, उपाय । सम० 
-ग्रहणम्‌ व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करना, - चतुर 
(वि०), - निपुण (वि०) व्यवहार में प्रयकत करने 
- में दक्ष, स्वयं अभ्यास करने में होशियार,--्ञास्त्रम 


कल्पसूत्र, - बिद्‌ (वि०) जो किसी वस्तु के व्यवहार 


को जानता है । 

प्रतम्बबाहु | (वि०) [ब० स० | जिसकी भजाएं 

प्रलम्बभूज | लम्बी हैं । 

प्रलयः | प्र+लौ-|-अच्‌ ] . आध्यात्मिक लय 2. मर्छा, 
बेहोशी । 

प्रछापिता [ प्रछाप--इनि--तल--टाप ] प्रेम संबंधी 
बातचीत । 

प्रल॒प्त (वि०) [ प्र+-लुप्‌ू--क्त ] लूटा हुआ । 

प्रड्ध (वि०) [ प्र+लभ--क्त ]) 4. ठग, वज्चक 
2. लोभ में फसाया हुआ । 

प्रलोप: [प्र--लप्‌-|-घज्म | नाश, संहार । 

प्रवणम [प्रु--ल्यट | पहुँच, पैठ । 

प्रवणायितम्‌ [प्रवण-- क्यच्‌-(-क्त| इच्छा, झुकाव । 

प्रवादः | प्र+वद्‌--घरऊ ] झूठा आरोप -शि० १। 
४४ | 

प्रवर (वि०) [प्र--व्‌+-अप्‌] ॥. मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ, 
उत्तम 2. सबसे बड़ा,-- रः (पुं०) . ब॒लावा 2, अग्नि- 
होत्र के अवसर पर ब्राह्मण द्वारा अग्नि का विशेष 
आवाहन 3. पृव॑ज 4. कुल, बंश 5. गोत्र प्रवरतंक 
ऋषि 6. सनन्‍्तति 7. चादर,--रा (स्त्री०) गोदावरी 
में गिरने वाली एक नदी,--रम्‌ (नपुं०)) अगर की 
लकड़ी, चंदन । सम०--धातुः मूल्यवान्‌ घातु, 
-- रूलितम्‌ एक छन्द का नाम । 

प्रवासपर (वि०) परदेश में रहने का व्यसनी । 


प्रवास्य (वि०) [ प्र-+वस्‌ --णिच्‌-ण्यत्‌ ] निर्वासित 
किये जाने के योग्य । 

प्रवातशयनम्‌ (नपुं०) ऐसे स्थान पर सोना जहाँ खिड़की 
या वातायनों के द्वारा हवा खूब आती जाती हो । 

प्रविचार: [प्र+ वि-|-चर्‌ --- घठा_] विवेक, प्रभाग, जाति, 
प्रकार । 

प्रविचारित (वि०) [प्रविचार-|-इतच ] परीक्षित, साव- 
धानतापू्वक विचार किया गया। 

प्रविरत (वि०) [प्र--वि-|-रम्‌--क्त] जो किसी बात 
से पराडमुख हो गया हो, दूर रहने वाल । 


१६४ 


प्रवेश: [प्र-|- विश्‌ ---घञ्म ] 4. रीति, विन्यास 2. रोजगार 
जसा कि (मुसलप्रवेश:) में । 

प्रविषयः (पुं०) क्षेत्र, परास, पहुँच । 

प्रवृत्त (वि०) [प्र+व्‌--क्त] . बहने वाला--प्रवृत्तमुदक 
वायु - महा० १४।४६।१२ 2. आघात करने वाला, 
चोट पहुँचाने वाला 3. परिचारित, घुमाया हुआ । 
सम०--चतक्रता (स्त्री०) प्रभुसत्ता--याज्ञ ० १।२६६। 

प्रवृत्ति: प्र-- वृत्‌-- क्तिन्‌ | . गुणक (गणित० ) 2. उदय, 
उद्गम 3. प्रकट होना 4. आरम्भ 5. आचरण 
6. काम, रोजगार 7. प्रयोग 8. साथंकता, अर्थ 
9. समाचार 40. भाग्य, क्रिस्मत ॥4. प्रत्यक्ष ज्ञान । 
सम०--पुरुष: समाचारों का अभिकर्ता.-- लेख: 
अध्यादेश, - विज्ञानम्‌ बाहरी संसार का ज्ञान । 

प्रव्याहरणम्‌ [प्र--वि---आ-+-ह+ल्यूट्‌] वाकशक्ति । 

प्रत्रज्यायोग: [ब० त०] ज्योतिष का एक योग जो संन्यास 
लेने का निर्देश करता हैं । 

प्रशंस (मभ्वा० आ०) भविष्यवाणी करना । 

प्रशंसालाप: [ब० त०| अभिननन्‍्दन, जयघोष । 

प्रशस्तिः [प्र--शंस्‌-|- क्तिन्‌ ] प्रचा र, विज्ञापन । 

प्रशमनम [प्र+शम्‌--ल्यूट | शान्ति की स्थापना (किसी 
राजनीतिक संकट के परचात्‌ ) । 

प्रश्न (वि०) [प्र-+-शू--क्त, तस्य नत्वम] सूजा हुआ । 

प्रइनः [प्रच्छ--- नडः ] . सवाल, पच्छा, पूछताछ 2. न्यायिक 
पूछताछ 3. विवादास्पद बिन्दु 4. समस्या 5. किसी 
पुस्तक का छोटा अध्याय। सम०--कथा पूछताछ 
पर समाप्त[होने वाली कहानी,--बादिन्‌ ज्योतिषी, 
आगे होने वाली बात बताने वाला, -- विचारः 
भविष्यकथन विषयक ज्योतिष की एक शाखा । 


प्रसक्‍त (वि०) [प्र--सञ्ज्‌ -|-क्त] अत्यन्त आसकक्‍्त, किसी 


बात से चिपका हुआ । 


प्रसड्भः [ प्र+सजञ्ज्‌--घज्ा ] 7. बढ़ाया हुआ प्रयोग 


-- अन्‍्यत्र क्ृतस्यान्यत्रासक्ति: प्रसद्भः--मी० सू० 
१२।१।१ पर शा० भा० 2. गौण घटना या कथा- 
वस्तु । सम०--समः तकसंगत हेत्वाभास जहाँ स्वयं 
प्रमाण. भी सिद्ध किया जाता हें । 

प्रसड्जित (वि०) [प्र--सञ्ज-|-णिच्‌-|-क्त] सत्ताप्राप्त, 
अस्तित्व में आया हुआ--प्रसह्य वर्षासु ऋतौ प्रस- 
ड्जिते-- न० ९९६ । 

प्रसादः [प्र--सद्‌--घजञ्ा ] भोजन पचने के पदचात्‌ उसका 
पोषक रस । ५ 

प्रसेदिवस (वि० )[प्र/ सद--वस ] जो प्रसन्न हो चुका हैं । 

प्रसन्‍दानस्‌ [प्र/-सम्‌ --दो-+-ल्यूट ] रज्जु, रस्सी, बड़ी । 

प्रसह्य (अ०) [प्र--सह -+ल्यप्‌] . जीत कर 2. अवश्य 
ही, निश्चित रूप से। सम०--कारिन ( वि० ) 
भीषण काय करने वाला प्रबल वेग से क्रियाशील । 


( १३०४ ) 


प्रसवकालः [ष० त० | प्रसृतिकाल, बच्चा जनने का समय | 

प्रसति: [प्र सू+ क्तिन ) उद्धव, उत्पत्ति, कारण-कि० 
४३२ । 

प्रस (म्वा० पर०) 4. विषण्ण होना (जसा कि शरीर के 
तीनों दोषों का) 2. अनूसरण करना 3. संप्रसारण 
अर्थात्‌ अधस्वरों को उसके संवादी स्वर में बदलना | 

प्रसरः [प्र|-स-+-अप | परास (जंसा कि (दृष्टिप्रसर में ) । 

प्रसार: [प्र/ स-+धज्ण ] 4. व्यापारी की दुकान 2. ( घल ) 
उड़ाना 3. फलाव । 


प्रसारितमात्र (वि०) [ब० स०] जिसके अंग बहुत फंले 


हुए हो । 

प्रसप (भ्वा० पर०) छा जाना, फैल जाना (जंसे कि 
अन्धकार ) । 

प्रस्कत्न (वि०) [ प्र-स्कन्द--क्त | आक्रान्त, जिसके 


ऊपर धावा बोला गया हो । 

प्रस्तरप्रहरणन्यायः | ष० त०] मीमांसा का व्याख्याविषयक 
एक सिद्धान्त जिसके अनसार करण द्वारा प्रतिपादित 
विषयवस्तु की अपेक्षा कम द्वारा विहित वर्णन अधिक 
प्रबल होता है । 


प्रस्ताव: [प्र--स्तु+घजा_ ] . व्याख्यान का विषय, शीर्षक 
2. नाटक की प्रस्तावना 3. साम के परिचायक शब्द । 

प्रस्तोत (पं०) [प्र+स्तु+त्‌च्‌] उदगाता की सहायता 
करने वाला यज्ञीय पुरोहित, ऋत्विज । 

प्रस्तोभ: [प्र+स्तुभ-+घजा ] संदर्भ, उल्लेख--भाग० 
९।१९।२६ । 

प्रस्थानम [प्र+स्था-+ल्यट | . दर्शनशास्त्र की एक शाखा 
2. धामिक भिक्षावत्ति, प्रवज्या -- सप्रस्थाना: क्षात्रधर्मा 
विशिष्टा:--महा ० १२।६४।२२। सम० मज्जलम 
यात्रा आरंभ करते समय माज्लिक प्रक्रियाए 

प्रस्तवः [प्र/+स्न+अप्‌ |] 4. धारा (जसे कि दूध की) 
2. [ब० ब० | ऑसू 3. मत्र | 

प्रस्पयधिन (वि०) [प्र--स्पर्धा--इनि] होड़ करने वाला, 
बराबरी करने वाला । 

प्रस्फार (वि०) [प्र +स्फर+घजा ] सूजा हुआ, फूला 
हुआ । 

प्रहतमरज (वि०) [ब० स०] जहाँ पर ढोल बजते हों 
--संगीताय प्रहतमरजा:--मेघ ० । 

प्रहति: [प्र+|.हन्‌ +क्तिन] आघात, चोप, थप्पड़ । 

प्रहा (जहो ० पर० ) छोड़ देना, हार जाना । 

प्रहि (स्वा० पर०) मड़ना, उन्‍्मख होना । 

प्रहितईगम (वि०) संदेश लेकर जाने वाला । 

प्रहदणकलिका (स्त्री०) एक छन्‍्द का नाम । 

प्रहार: [प्र-ह+घजा_] 4. युद्ध 2. हार (गले में पहनने 
का) । 

प्रांशः [ब० स०] लैम्बे क़द का व्यक्ति, क्रंद्ावर--प्रांशु- 


या कमकरयइ7म्पृष्म्पकर--६2:- -]9--.॥:-- - री 4०मममहाानइ..0"..मृक्‍थरामुचरतरमृसराा कमा 


लम्यें-- रघचु० १॥२ । सम०- प्राकार (वि०) जिसकी 
ऊँची दीवार हों । 

प्राकारधरणी [स० त० |] दीवार के ऊपर बना चबूतरा । 

प्राकारस्थ (वि०) |स० त०] जो फ़सील पर खड़ा हो । 

प्राकृमान॒ष: [क० स०| साधारण मनुष्य । 

प्राकतन (वि०) [प्राक -+- तन्‌ | . पुराना, पिछला, भूत 
काल का 2. अतीत समय का, पहला, पहले जन्म का, 

नम भाग्य । सम० - करन (नपुं०) पूर्वजन्म में 

किया गया कार्य, भाग्य,--जन्मन्‌ (नपु० ) पूर्व जन्म । 

प्रागलभो [ प्रगल्भ--+अण्‌ +डोप] 4. साहस 2. दढ़ता । 

प्रागल्म्यम (नपं ०) [प्रगल्भ+ष्यञ्य ] प्रगल्भता, वीरता 
चतुरता । सम० - बुद्धि: (स्त्री०) निर्णय करन का 
साहस, न्‍्याय-साहस । 

प्रागण्यम [प्रगण--ष्यव्य ] सही स्थिति, यथार्थ दशा, दिशा 
अनदेश । 


प्राधणिका (स्त्री ०) अतिथि सत्कार, पाहुनों का स्वागत । 

प्राच (वि०) [प्र+अचजच्च -+-क्विन] . सामने का, आगे 
का 2. पूर्वी 3. पहला । सम० - उत्पत्तिः (किसी रोग 
का) पहला दर्शन, - बचनम्‌ प्राचीन उक्ति, पहले का 
कथन । 

प्राचार (वि०) सामान्य प्रथाओं के विरुद्ध, साधारण 
अनष्ठान और संस्थानों के विपरीत । 

प्राचाय: (प०) |प्रकृष्ट आचाय: | . अध्यापक का अध्या- 
पक 2. सेवानिवत्त अध्यापक । 

प्राचीनमूल (वि०) [ब० स०] जिसकी जड़ें पूर्व दिशा की 
ओर मड़ी हुई हों । 

प्राच्यपदवत्ति: (स्त्री०) एक नियम जिसके अनुसार अ 
से पूर्व किन्‍्हीं विशेष अवस्थाओं में 'ए' अपरिवतित 

अवस्था में रहता ह । 

प्राच्यवत्ति: (स्त्री ०) एक प्रकार का छन्द । 

प्राजापत्यम[ प्रजापति--ष्यञ्य | 4. प्रजननात्मक शक्ति 
2. एक यज्ञ का नाम | 


प्राज्ञ (वि०) [प्रज्ञ एव-स्वार्थे अण्‌ ] . बृद्धिमान्‌ 2. समझ- 
दार, विद्वान, ज्ञः (पुं०) . बुद्धिमान या विद्वान्‌ 
2. एक प्रकार का तोता 3. व्यक्तिगत बद्धिमत्ता 
4. परमेश्वर । 

प्राज्षता 

प्राज्ञव्वम 

प्राण: [प्र|अन -घछ्य ] 4. ज्वीवन, जान 2. आहार 
अन्न । सम० कमंन्‌ (नपं०) जीवन काय, परिक्षोण 
(वि०) जिसके जीवन का अन्त निकट हु, परित्राणम्‌ 
किसी के जीवन की रक्षा करना, बचाना,- वल्लभा 
प्राणप्रिया,-- विद्या प्राणायाम की विद्या । 

प्रात: (अ०) [प्र+अत्‌ +अरन्‌ | . पौ फटने पर, प्रभात 
वेला में, तड़के, सवेरे 2. कल सवेरे । सम० - अनुवाकः 


। [प्राज्ल+ तल, त्व, वा] बद्धिमत्ता । 


( १३०५ ) 


वह सूक्‍त जिससे प्रातः सवन का उपक्रम होता हैं, 
“चन्द्र: प्रभातकाल का चन्द्रमा । 

प्रतिकामिन्‌ (पुं०) सेवक या दूत । 

प्रातिनिधिकः [प्रतिनिधि --ठक्‌ | . स्थानापन्न 2. प्रतिता- 
धिकार, प्रतिनिधित्व । 

प्रातीष्यम्‌ [प्रतीप्‌ +- ष्यव्म_] शत्रता, विरोध । 

प्रात्यक्षिक (वि०) [प्रत्यक्ष |-ठक] आँखों को दिखाई देने 
वाला । 


प्रादेशमात्र (वि०) [प्रदेशमात्र +अण | ज़रा सा, विचार 


मात्र देने के छए, म(नपुं०) एक बालिस्त की माप, 
पूरी अंगुलियों को फेलाकर अंगूठे के किनारे से तर्जनी 
अंगुली के किनारे तक की माप--उपविश्य दर्भाग्र 
प्रादेशमात्रे प्रच्छिनत्ति न नखेन खादिरगह्मसू० २॥२। 

प्राध्व (वि०) [प्रक्ृष्टोष्ध्य अच समासः] 4. यात्रा पर गया 
हुआ 2. पूर्वादाहरण, निर्देशन 3. बन्धन । 


प्रान्तः [ प्रकृष्टोधत्तः] 4. किनारा, गोट 2. कोण (आँख 
. ओष्ठ आदि का) 3. सीमा 4. अन्तिम किनारा । 

सम० _ निवासिन्‌ सीमान्त प्रदेश का रहने वाला 
“भूमों (अ०) अन्त में, आखिर कार । 

प्रापणम [प्र+आप्‌ +-ल्यूट्‌ | व्याख्या, विवरण, चित्रण । 

प्रापिपयिष ( वि० ) [प्र+आप्‌-+- णिच्‌--सन्‌--उ] 
पहुचात की इच्छा वाला । 

प्राप्त (वि०) [प्र+-आप्‌-+क्त] किसी प्र्वोदाहरण के 
अनुसार या पूर्वतर्क का अनुगामी। सम०--क्रम 
(वि०) योग्य, उपयुकत,--भाव (वि०) ॥. बुद्धि- 
मान्‌ 2. सुन्दर । 

प्राप्ति: (स्त्री०) [प्र + आप -- क्तिन] 4. किसी वस्तु का 
निरीक्षण करने पर लगाया गया अनुमान 2. (ज्योति० 
में) ग्यारहबाँ चान्द्रधर । 

प्राप्प (अ०) [प्र--आप्‌--ल्‍्पप ] प्राप्त करके, उपलब्ध 
करके। सम० कारिन्‌ (वि०) कायं में नियुक्त 
होकर ही प्रभावशाली, - रूप (वि०) अनायास ही 
प्राप्त होने वाला । द 

प्रायणम्‌ [प्र+अयू + ल्युट्‌ | दूध में तेयार किया हुआ भोजन । 

प्रायत्यम [ प्रयत--ष्यज्य | पवित्रता, स्वच्छता । 

प्रायूस (नपु०) बढ़ी हुईं जीवन शक्ति, दीघंतर जीवन । 

प्रारब्ध (वि०) [प्र+॥आ-+-रभ््‌--क्त) आरंभ किया 
हुआ, शुरू किया हुआ। सम०--कर्मन, - का 
(वि०) जिसने अपना कार्य आरंभ कर दिया हैं, 
 कमन्‌ (तपुं०) वह कार्य जो फल देने लगा है । 

प्राज॑यित (वि०) [प्र--अर्ज +णिच्‌ -- तृच] जो अनुदान 


देता है । 

प्राथ (चुरा० आ०) आश्रय लेना, सहारा लेना । 

प्राथ्य (वि०) [प्र+अर्थं+ण्यत] . चाहने योग्य 
2, वाडछनीय । - 


| प्रालियम्‌ [प्रलय--अण्‌]| प्रछुय से सम्बन्ध रखने वाला । 

| प्रावतिक (वि०) [प्रवृत-- ठक] वह क्रम जो किसी कार्य 
पद्धति में स्व प्रथम अपनाया जाकर बाद में पशचवर्ती 
सभी कार्यों में अपनाया जाय, जिससे कि काय॑ं में 
पद्धति की एकता बनी रहे । 

प्रावाढुक: [ प्र-- वद्‌ --- उकञ्य_) वाद-विवाद में प्रति पक्षी । 

. प्रासादः [प्र+सद्‌--घज्ण ] . महरलू, भवन 2. राज भवन 

क्‍ 3. मन्दिर 4. चबूतरा 5. बेदिका। सम०-- गर्भ: 
महल का आन्तरिक कमरा,--शिखरः महल की 
चोटी । 

प्राहवनीय (वि०) [प्र+-आ--हछ्े-+अनीय) अतिथि की 
भाँति स्वागत किये जाने के योग्य । 

 प्राहुण: [प्र//-आ--घर्ण --क]) अतिथि, पाहुना । 

| प्रिय (वि०) [प्री+क) ।. प्यारा, अनुकूल 2. सुखद, 


>> नम "ना. 


आन वन» हम हनन हम» शरमनम»मण»»» + किन का नम... ००---०+मूहु०-- नम" 'गहनझ॒नान. धन हा ७००. ढण-» 2, ४००. 


3. अभिलषित 4. भक्त, अन्‌रक्त,-य: (पूं०) 
!. प्रेमी, पति 2. हरिण 3. जामाता,--था (स्त्री ) 


[. पत्नी 2. महिला 3. छोटी इलायची, --यम्‌ 
( नपु० ) . प्रेम 2. कृपा, प्रसाद 3. सुखद समाचार । 
सम ०-- आलापिन (वि०) मिष्टभाषी, मीठा बोलते 
वाला, आसु (वि०) जिसे अपनी जान बहुत प्यारी 
हो, जीवन को चाहने वाला, - कलह (वि० ) झग- 
डालू,--जीविता प्राणों का प्रेम--संप्रहार (वि० ) 
मुक़दमे बाजी को पसंद करने वाला । 

प्रियंदद (वि०) [प्रियं ददाति--दा-- श] अभीष्ट और 
सुखद वस्तु का दाता । 

प्रीति: [प्री-- क्तिच्‌] . प्रबल इच्छा 2. संगीत की श्रुति । 
सम० -- संयोग: मेत्री संबन्ध,-संग्रति: मित्रों का 
सम्मिलन । 

प्रेत: [प्र/इ-- क्त] . नरक में रहने वाला 2, इस संसार 
से गया हुआ, मृत 3. पितर। सम०-- अयनः एक 
विशेष नरक,--पात्रम्‌ औध्वंदेहिक क्रिया के अवसर 
पर प्रयुक्त किया जाने वाला बतंन । 

प्रक्षणालम्भभम (नपुं०) (स्त्रियों की ओर ) देखना या 
(उन्हें ) स्पर्श करना । 

प्रक्षा [प्+इछ--अ-- टाप | कान्ति, आभा - प्रेक्षा क्षिपन्तं 
हरितोपलादे: - भाग० ३।८।२४। सम० - पृव॑म 
(अ) देखभाल कर, जान बूझ कर, - प्रपञ्च: रंग- 
मज्-च पर खेला जाने वाला नाटक । 

प्रमाद्रं (वि०) [तृ० त० स०] प्रेम से पसीजा हुजा । 

प्रेयकम्‌ (नपुं) एक प्रकार का चमड़ा- कौ० अ० 
९।६९९।२९ | 

प्रयरूपकम्‌ (नपुं०) सौन्दयं, लावण्य- नै० ५६६ । 

प्रोच्चल (म्वा० पर०) यात्रा पर प्रस्थान करने वाला । 

प्रोच्चाटएना [| प्र--उत्‌ +-चट्‌-+-णिच्‌-+- युच्‌ -- टाप्‌ ] 
. (भूतप्रेतादि को) भगाना 2. विनाश | 


या" आया... क..छ........."*>+ौचरत---गर.....ु8े440्६7ेनन्‍7 मन मा। "गा... त्याग नया बं हा मा मा मम मम 


( १३०६ ) 


प्रोतथन (वि०) [ ब० स० ) बादलों में ड्बा हुआ । 

प्रोतश्ल (वि०) [ब० स० | शलाका पर रक्‍्खा हुआ । 

प्रोत्तान (वि०) [ प्र+उत्‌-घज्म ] फलाया हुआ । 

प्रोत्ताल (वि०) [ प्रकषणोत्ताल:--प्रा० स० |] ऊचे स्वर 
से बोलने वाला । 

प्रोदर (वि०) [ ब० स० ] बड़े पेट वाला । 


प्रोह्ोचि (वि०) [प्रा० स० ] लहराता हुआ, धटबढ़ 
होता हुआ । 

प्रोन्नमतित (वि०) [ प्र- उत्+नम्‌-- णिच्‌ -- क्त] उठाया 
हुआ, उभारा हुआ । 

प्रोणूंं (अदा० उभ०) अच्छी तरह ढक लेना, चादर लपेट 
लेना । क 

प्रोढ (वि०) [ प्र+ऊढ - वह -+-कक्‍्त ] 4. विशाल, बड़ा 
2, व्यस्त, घिरा हुआ | सम०--प्रियः साहसी और 


फणभरः [फर्ण बिभर्तीति-भ+अच्‌ | साँप । 

फणितल्पगः (पृं०) विष्णु का विशेषण । 

फणिजंकः (पंं०) तुलसी का एक भेद, सफेद मरवा | 

रुण्ड: (पुं०) हरी प्याज । 

फलम्‌ [फल--अच्‌ | ।. क्षतिर्पृति, प्रतिपूरति 2. स्कन्धास्थि 
अंसफलक 3. उपज 4. फल 5. परिणाम 6. क्रृत्य 
7. उद्देश्य, प्रयोजन 8. उपयोग, लहाभ 9. सनन्‍्तान, 
0 (तलवार का) फलक व4. तीर की नोक | सम० 
>“-अधिकारः परिश्रम का दावा,--अपूबं म्‌ यज्ञ का 
अदृष्ट परिणाम,--उपयोग: फल का आनन्द लेना, 
-अन्थः “ग्रहों का मानवकुल पर प्रभाव विषयक 
ज्योतिष का एक ग्रन्थ,--भावना परिणाम का अधि- 
प्रहण,--भुज्‌ (पुं०) बन्दर,- सूलम्‌ (नपु०) फल 
और जड़ें.--बति: (स्त्री०) कपड़े की बनी बत्ती 
जिसे चिकना करके अनीमा के लिए गुदा में रक्‍्खा 
जाता हे,-- स्थप्पनम 'सीमन्तोन्नयन' नामक संस्कार । 


फलकम्‌ [फल-कन्‌ | 4. तख्ता, फट्ठा 2. टिकिया 3. क्‌ल्हा 
4. हाथ की हथेली 5. लाभ 6. बाण का मृंह 7. आतव 
ऋतुस्राव 8. लकड़ी का पटड़ा 9. (कपड़ा बुनने के 
लिए) वृक्ष की छाल --सन आदि। सम०--परि- 
धानम्‌ वस्त्रों के रूप मे वृक्षछाल धारण करना । 


विश्वास पात्र स्त्री,-- मनोरमा सिद्धान्त कौमदी पर 
एक टोका । 

प्रोढिः | प्र/|वह _+कक्‍्तिन्‌ ] औत्सुक्य, उत्कटता, (चरित्र 
की ) गहराई । 

प्रोकत (वि०) अथ सम्पन्न, अर्थ यक्‍्त । 

प्लक्ष द्वारम (नपं ०) पाश्वद्वार, भवन के पक्ष का द्वार। 
में ० पु ० २६४।५५ | 

प्लवः [ प्ल--अच | 4. एक जलूचर 2. एक संवत्सर का 
नाम । सम०--कुम्भ: तराक को सहायता के लिए 
घड़ें जसा बतंन । 

प्लावयित्‌ (वि०) 
नाविक । 

प्लतमेरुः ( पु० 


| प्ल-+णिच्‌ +तूच्‌ ] मल्लाह, 


) एक प्रकार का संगीत माप । 


फ 


फलिः (पृ०) [फल--३इ] एक प्रकार की मछली । 

फल्गवाक मिथ्यापन, झूठपना । 

फालिका (स्त्री०) ग्रास, टुकड़ा--म दुब्यंजनमांसफालिकाम 
- न० १६।८२ । 

फाल्गनयः [फल्गुनी--ढक | अर्जन का पुत्र, अभिमन्य । 

फिट्सूत्रम व्याकरण का एक ग्रन्थ जिसके रचयिता शान्‍न्त- 
नवाचाय थे । 

फुट्टिका (स्त्री०) एक प्रकार का ब॒ता हुआ कपड़ा । 

फुत्कृति: (स्त्री०) [फुत्क+क्तिन] फेक मारना, 'सीसी' 
शब्द करना | 

फुलिड्भरः (पं०) [आं० फिरज्भ | उपदंश, गर्मी का रोग । 

फुल्लवदन (वि०) [ब.० स०| प्रसन्नमख, खश दिखाई 
देने वाला । द 

फंञज्जकः (पुं०) एक प्रकार का पक्षी । 

फनधमंन्‌ (वि०) क्षणभंग्र, क्षणस्थायी, बलबले की भांति 
अस्थिर--महा० ३।३५॥२ । 

फंनायितम | ना० धा०- फन+क्यच्‌-|)-क्त | मख के 
पावव॑वर्ती भाग से की गई हाथी की कड़कयकत गजंन 
चिघाड़ -- मात० २११३ । 

फेलकः अंडकोष, फोता, मृष्क । 


( १३०७ ) 


बकः [वच्भू--अच, पृषो०] खान से घातुओं तथा अन्य 
खनिज पदार्थों को निकालनं का एक उपकरण । 
सम ०-- चिञ्चका,--चिंज्ची एक प्रकार की मछली 

बकाची (स्त्री०) एक प्रकार की मछली । 

बटठकः [बट--कन्‌| . लड़का, बच्चा 2. मन्दबद्धि बारूक । 
म०--भरवः भरव का एक रूप | 

बडिद्म्‌ (नपुं०) शल्योपयोगी उपकरण । 

बत (अ०) यथाथंतः उक्त, ठीक कहा हुआ - कल्याणी 
बत गाथेयम्‌--रा० ५॥३४।६ । 

बद्दम बड़ी संख्या (सायण के मत से सो करोड़ की संख्या, 

क्‍ औरों के मत से एक हजार करोड़ ) । 

बन्दि: [बन्द--३ | 4. बन्धन, कद 2. बन्दी, क़दी । सम० 
-प्रहः बन्दी बनाना, ग्राहः संघ लगाने वाला 
-ग्राहम (अ०) बन्दी के रूप में ग्रहण करना, 
“पाल: काराध्यक्ष, -- शला वारांगना, वेश्या । 

बद्ध (वि०) [बन्धू--क्त] 4. परिरक्षित 2. बन्धा हुआ, 
3. शृंखलित 4. प्रतिबद्ध 5. संहित 6. दढ़ 7. जड़ा 
हुआ 8. रचित 9. संकुचित। सम०--अवस्थिति 
(वि०) सतत, अनवरत, - आदर (वि० ) व्यसन- 
ग्रस्त--बद्धादरो5पि परदारपरिग्रहे त्वम्‌ - रा० च० ५, 
--मण्डल (वि०) वतुलाकार, मंडली में अवस्थित, 
“सत्र (वि०) जिसने मृत्र रोक लिया हूं । 


बन्धः [बन्धू-- घञ | 4. वन्धन 2. केशबन्ध, चोटिला 
3. शृंखला, बेड़ी। सम०--कतं (पुं०) बाँघने 
वाला,--मुद्रा बड़ी को छाप । 

बन्धनम्‌ [बन्ध्‌--ल्यूट| सांसारिकबन्धन (विप० मोक्ष) । 
सम० - रक्षिन्‌ (वि०) काराध्यक्ष । 

बन्धनिकः [ बन्धन-|-ठन्‌ | काराध्यक्ष । 

बन्धः [ बन्ध---उ] . रिस्तेदार, सम्बन्धी 2. एक दूसरे से 
सम्बद्ध, भाई 3, मित्र 4, नियंत्रक, शासक 5. ज्योतिष 
की दृष्टि से तीसरा घर । सम०- दायादः रिश्तेदार, 
उत्तराधिकारी,-प्रिय (वि०) सम्बन्धियों का प्यारा । 

बन्धुरित (वि०) [ बन्धुर---इतच्‌ | प्रवृत्त, मड़ा हुआ। 

बन्धूकू (तना० उभ० ) मित्र बनाना । 

बन्ध्र (वि०)[ बन्धू-ऊरच ] . तरंगित, लहरियादार 
2. सुखद, प्रसन्नता देने वाला । 

बशञ्बकः | भू+कु, द्वित्वें; बश्चू-उ वा, स्वार्थ कनू च ] 
एक नक्षत्रप॑ंज । 

बबरः (पुं०) 4. वह हाथी जिसने चौथे वर्ष में पदार्पण 
कर लिया है - मात० ५॥५ 2. घंघराला। सम० 
-अलका (स्त्री) वह स्त्री जिसके मस्तक के घंघ- 
राले बाल हैं । 

बबरीकस्‌ (नपुं०) 4. घृंघराले बाल 2. सफ़ेद चन्दन 
की लकड़ी । 


| 


बहुें:-हम [बह -| अच्‌ ] . मोर का चंदा 2. पक्षी की पुंछ 
3. मोर की पूंछ 4. पत्ता 5. वुन्द । सम०---अवतंस 
(वि०) जिसने सिर को पंख लगाकर अलंक्ृत किया हुआ 
है,-नेत्रम मोर की पंछ पर बना आँख जसा चिह्न । 

बहिन्यायः (पुं०) मीमांसा का व्याख्याविषयक एक नियम 
जिसके आधार पर गौण अथ को अपेक्षा प्राथमिक 
अर्थ को प्रधानता दी जाती ह--मी ० सू० ३।२।१-२ । 

बहिणवासस्‌ (नपुं०) पंखों से बना बाण, वह तीर जिसमें 
पर लगा है । 

बलम [बल --अच्‌ |] . शक्ति, सामथ्य 2. सेना 3. मोटापा 
4. शरीर, आकृति 5. वीये 6. रुधिर 7. अडकुर 
, शक्ति का देवता 9. हाथ,-- क्रान्ते विष्णबले श्र 
--महा० १२।२३९।८ 0. प्रयत्त! सम०--अधिन 
(वि०) शक्ति या सामथ्य का इच्छुक,--उपादानम्‌ 
सेना में भर्ती होना--कौ० अ०,--तापन: इन्द्र का 
विशेषण,-- पुच्छकः कौवा, - पृष्ठकः हरिण विशेष, 
-- मख्यः सेनापति,-- वजित (वि०) बलहीन, ,दुर्बल 
--समत्यानम्‌ सशक्त सेना की भर्ती करना । 

बलकः (पं०) स्वप्न । 

बलवत्‌ (वि०) [ बल -+मतुप्‌ ] . बलवान, शक्ति सपन्न, 
प्रबल 2. सघन, मोटा 3. अधिक महत्त्वपूर्ण 4. ससनन्‍्य 
(प्‌०) 4. आठवाँ मह॒ते 2. इलेष्मा, कफ, बलगम 
--ती (स्त्री०) छोटी इलायची । 

बलासः (पं०) . एक प्रकार का रोग 2. क्षय, तपदिक़ । 

बलाहकः [| बल-|--आ--हा-+-क्व॒ुन्‌ | 7. बादल 2. ए 
पव॑त 3. विष्ण का एक घोड़ा 4' सांप की एक प्रकार । 

बलि: | बल--इन्‌ ]!. यज्ञ मे आहुति, उपहार 2. भूत 
यज्ञ 3. पूजा, अचना 4. उच्छिष्ट भोजन 5. देवता 
प्र चढ़ाया गया उपहार ०. शुल्क, कर /. चवर का 
दस्ता 8. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम। सम०--क्रिया 
मस्तक पर एक रेखा,--बन्धनम एक नाटक का नाम 
जो पाणिनि द्वारा रचित समझा जाता हं,--बन्धन 
(पृं०) विष्ण का विशेषण, - विधानम्‌ उपहार रूप 
में बलि देना,--षड़भागः आय का छठा भाग जो राजा 
को कर के रूप में दिया जाता ह--अरक्षितारं राजान॑ 
बलिषडभागहारिणम्‌ू_ मनु ० ८।३०८,- होमः -अग्नि 
में आहुृति देना । 

बलीश:ः (प०) 4. कौवा 2. चालाक, धूते, मक्‍्कार । 

बस्तमारम (अ०) बकरे की हत्या के ढंग पर । 

बस्तिः [ वस्त-| इ, वबयोरभेद | . मूत्राशय 2. सांभर 
झील से उत्पन्न नमक । 

बस्तिकः (पं०) एक प्रकार का बाण जिसको नोक शरीर 
से खींचते समय उसी में रह जाती ह-महा० ७। 
१८९।११ पर भाष्य | 


( रै३२०८ ) 


बहिस (अ०) [ वह -+-इसुन्‌ ]. के बाहर, बाहर 2. घर 
के बाहर 3. बाह्मयरूप से 4. पृथक रूप से 5. सिवाय । 
सम०- अड्भा (वि०) बाहरी, दूर से संबन्ध रखने 
वाला--अन्त रड्भबहि रज्ुयोरन्तरड्भरं बलोय: - मे० 


सं० १२।२।२९ पर शा० भा०, >दृश (बहि- 


देश) (अ०) अतिरिक्त या फ़ालतू दिखाई देने वाला, 
-- पवसानम सोमयाग में प्रयक्त सामतंत्र, प्रज्ञ 
(वि०) जिसकी योग्यता बाह्य पदार्थों को हो,-- मनस्‌ 
(वि०) जो मन से बाहर हो,--मनस्क (वि०) जो 
मानस क्षेत्र की बात न हो,--यति (वि०) जो बाहर 
बँघा हुआ या रक्‍खा हुआ हो,--वतिन्‌ (वि०) बाहर 
रहने वाला,--व्यसनिन (वि०) लंपट, काम॒क, 
इन्द्रियपरायण,--स्थ,--स्थित (वि०) बाहरी, बाहर 
का,- कार्य (वि०) निकाल बाहर फेंकने के योग्य । 


बहु (वि० ) [ बहू +कु, नलोप: ] ( हुह्वी, भूयस्‌, 
भूयिष्ठ) . बहुत, पुष्कल, प्रचुर 2. बहुत से, असंख्य 
3. बड़ा, विशाल। सम०--उपयुक्त (वि०।! जो 
कई प्रकार से काम का हो,--क्षारम साब॒न,--क्षोरा 
अधिक दूध देने वाली गाय, --गृुरुः जिसने अध्ययन 
बहुत कुछ किया हूँ परन्तु भली प्रकार नहीं, - दोहना 
दे० बहुक्षीरा, बहुत दूध देने वाली गाय, नाडिकः 
शरीर, काया,--प्रकृति (वि०) जिसमें क्रियापरक 
तत्त्व बहुत हों (जसे समस्त शब्द), -पभ्रज्ञ (वि०) 
बहुत बद्धिमानू, बडा समझदार, प्रत्यथिक (वि०) 
जिसके प्रतिपक्षो और प्रतिद्वन्दी अनेक हों, - प्रत्य- 
वाय (वि०) जिसके मार्ग में अनंक कठिनाइयाँ हों, 
-- रजस्‌ (वि०) बहुत धूल से भरा हुआ,--बादिन 
(वि०) बहुत बोलने वाला, हास्त (वि०) बहुत 
उत्तम, -संख्यकः (वि०) अनगिनत, - सत्त्व (वि०) 
जिसके पास बहुत से पश्च हों, साहख्न (वि०) 
हजारों की संख्या में । 

बहुल (वि०) [बंह +कुलचू, नलोपः:] (म०-बंहीयस्‌, 
उ० --बंहिष्ठ ) 4. मोटा, सघन, सटा हुआ 2. चोडा, 
पुष्कलक 3. प्रचुर, यथेष्ट 4. असंख्य, अनगिनत 
5. समृद्ध 6. काला, कृष्ण। सम०--अश्वः एक 
राजा का नाम,--पक्षशितिसन्‌ कृष्णपक्ष का अंधकार 
-म्कूजायजा बहुलपक्ष शितिम्नि सीम्ना-ने० २१।१२४। 


बाण: | बण्‌ +घञ,्‌ ॥ 4 तीर 2. निशाना 3. बाण की 


नोक 4. एन, औडी (गाय की) 5. शरीर 6. एक 
राक्षस, बलि का पुत्र 7. एक कवि का नाम जिसने 
कादम्बरी और हर्षचरित लिखे हैं 8. अग्नि 9. पाँच 
की संख्या का प्रतीक 40. चाप की शरज्या । सम० 
--निकृत (वि०) बाण से बिधा हुआ,-पत्रः (पुं०) 
एक पक्षी,--लिड्भम नमंदा नदी पर उपलब्ध एक 
ब्वेत पत्थर जिसे शिवलिऊज् के रूप में पूजा जाता है । 


2 ००-०० दम. अनिभनना म«.. अमनमनननन--न-+म 'ावाकामा-ए--नाकममकल-, ॥ नाना. का... आ अा.. क.........म ल€ल€ल€ल€ल€ल>-. न. जा रण ााााआऋणएाॉाणनणणामं थे 


बादरि: (पुं०) एक दाशनिक का नाम । 

बाधानिवत्ति: (स्त्री०) [पं० त०] भूत प्रेत की पीडा से 
मक्ति । 

बाधक ( वि० ) [बाधघ्‌+ण्वुल] पीडादायक, छड़छाड़ 
करने वाला । 

बाधयित (पुं०)[बाघ--णिच्‌ +-तच्‌ ] बाधा पहुँचाने वाला, 
हानि पहुँचाने वाला । 

बाध्यबाधकता (स्त्री०) अत्याचारग्रस्त और अत्याचारी 
को अन्योन्यक्रिया, पीडित और पीडक का पारस्परिक 
प्रभाव । 

बान्धवः [बन्धु --अण्‌ |] हितेषी--पतृष्वस्रेयप्रीत्यर्थ तद्गोत्र- 
स्यात्तबान्धव: भाग० १।१९।३५। 

बाहुस्‍पत्याः [ब॒हस्पति--यक्‌ ] राजनीति पर लिखने वालों 


की शाखा जिसका उल्लेख कौटिल्य ने किया ह-कौ० 
प्र>०« १।१५ | 

बाल (वि०) [बल-+-ण, बाल--अच्‌ ] 4. बालक, बच्चा 
2. अविकसित (पुरुष या वस्तु) 3. नवोदित (जंसा 
कि सूर्य या उसकी किरणें) 4. अंजान,- रूः (पुं०) 
4. बच्चा 2. अवयस्क 3. मूर्ख 4. भोलाभाला 
5. पाँच वष का हाथी 6. नारियल । सम०-अरिष्ट: 
बच्चों को दाँत निकलने का कष्ट,--आमयः बच्चों 
की बीमारी, बालरोग, चिकित्सा बच्चों के रोगों 
का इलाज, चुम्बालः मछली, -- चतः आम का पोधा, 
“मनोरमा सिद्धान्तकौमुदी पर लिखी गई टीका 
--मरणम्‌ मूख की मृत्य,---यतिः बालसंन्यासी,---्वतः 
मज्जुघोष (बौद्धश्षमण) का विशेषण । 

बालकः [बाल--कन्‌ | 4. बालक, बच्चा 2. आवश्यक 
3. बुद्ध 4. कड़ा 5. हाथी या घोड़े की पँछ 6. बाल 
7. पाँच वर्ष का हाथी--शि ० ५।४७ । 

बाला [बाल--टाप ] दुर्गा का विशिष्ट रूप। सम०-मन्त्रः 
बालादेवी का पुनीत मंत्र । 

बालिशमति ( वि० ) बच्चों ज॑ंसी छोटी ब॒द्धि वाला, 
बालबृद्धि । 

बालेयशाक:ः एक प्रकार का शाक । 

बाष्कलः: एक अध्यापक, पेल ऋषि का शिष्य, ऋग्वेदशाखा 
का संस्थापक । 

बाष्पविक्लव (वि०) आँसुओं से अभिभूत । 

बास्तिकम[बास्त--ठक | बकूरियों का झंंड-रा० २।७७॥२ । 

बाहिरिकः विदेशी, दूसरे देश का न च बाहिरिकान्‌ 
कुर्यात्‌ पुरराष्ट्रीपातकान्‌ू--कौ० अ० ९।४॥२२ । 

बाहुः [बाघ्‌-- कु, हकारादेश:| 4. भजा 2. चौखट का 
बाजू्‌ 3. पश्वु का अगला पाँव 4. (ज्या० में) समकोण 
त्रिकोण की आधार रेखा 5. रथ का पोल 6. सूर्य 
घड़ी पर शइकु की छाया 7. बारह अंगृल की नाप, 
एक हाथ को नाप 8. घनष का अवयव । सम० 


( १३०९ ) 


“-अन्तरम्‌ छाती-बाह्वन्तरे मधुजित: श्रितकौस्तुभे 
या--कनक ०, तरणम्‌ भजाओं से तर कर नदी 
पार करता,--निःसृुतम्‌ युद्ध की एक विधा जिसके 
अनुसार शत्रु के हाथ की तलवार नीचे गिरवा दी 
जाती हें, प्रचालकम्‌ ( अ० ) भजाएँ हिलाना, 
“ लोहम्‌ घण्टी वनाने के काम आने वाला धातु, 
-““विघट्टनमू, विघट्वितम्‌ मल्लयद्ध की एक विशेष 
मुद्रा । 
बाह्य (वि०) [बहिभंवः-ष्यञ_] . बाहर का, बाहरी 
2. जाति बहिष्कृत 3. सावंजनिक, हा: (पूं०) 
. विदेशी 2. बिरादरी से निष्कासित 3. प्रतिलोम 
संबंध से उत्पन्न सन्‍्तान। सम० अर्थ: शब्द का 
अतिरिक्त, फ़ाल्तू अर्थ,- कक्ष: बाहर की ओर का 
कमरा,---करणम्‌ बाहरी ज्ञानन्द्रिय,--प्रयत्न: ध्वनियों 
के उच्चारण के समय बाह्य प्रयत्न । 
ब्रिठकम्‌ (नपुं०) आकाश - निरु० ६।३० । 
विडालब्रतिक (वि०) [ब० स० ] पाखण्डी, कपटी, घत । 
बिन्दु: [बिन्द--उ] . बंद, कण 2. गोल चिह्न 3. हाथी 
के शरीर पर रंगीन निशान 4. शन्‍्य, सिफ़र 
5. ( ज्या० में) ऐसा चिह्न जिसकी लम्बाई, चौड़ाई 
कुछ भी न हो 6. पानी की एक बंद 7. अक्षर के 
ऊपर लगा बिन्दु जो अनुस्वार का कार्य करता है 
3. पॉड्लिपियों में मिठाये गये शब्द के ऊपर शून्य 
चिह्न (जो प्रकट करता है कि यह शब्द मिटाया न हीं 
_ जाना चाहिए था) 9. (नाटच० में) विशिष्ट चिह्न 
जो किसी गौण घटना का आकस्मिक विकास प्रकट 
करता हूँ 0. (दर्शन० में) चिच्छक्ति की विशिष्ट 
अवस्था । सम० च्यूतक: एक प्रकार की शब्दक्रीडा 
“नें० ९।१०४,--प्रतिष्ठामय (वि०) अनस्वार पर 
आधारित,-- माधव: विष्णु का रूप । 
बिम्बः [वी--वन्‌, नि०] 4. सूर्य या चन्द्र का मंडल 
2. कोई भी थारछी की भाँति गोल तलीय बस्तु 
3. प्रतिमा, छाया, अक्स 4. दर्पण 5. मरतंबान 6. तुलित 
पदार्थ (विप० प्रतिबिम्ब) 7. मूर्ति, आकृति 8. साँचा, 
उभरा हुआ चित्र । 


बिम्बिनो [ बिम्ब्‌ू--इन्‌ -+ डीप्‌] आँख की पुतली । 

बिस्बिसार: मगध के एक राजा का नाम जो गौतमबुद्ध का 
समसामयिक था । 

बिरदः . एक पदक या उपाधि जो श्रेष्ठता का द्योतक हैं 
2. स्तृतिपाद, प्रशस्ति | 

बिलायनमभ्‌ [ष० त०] अन्तर्भामिक गफा । 

बिसम्‌ [बिसू-+क |] . कमलतन्‍्तु 2. कमल का तन्तुमय 
काण्ड 3. कमल का पोधा । सम०--ऊर्णा कमलतन्तु 
की ऊन, - ग्रूण: कमलतन्तुओं से बनी रस्सी, -- प्रसूनम 
कमल फूल, - बात्तिः कमलतन्तु से बनी बत्ती । 


बिसिनोपत्रम्‌ कमल का पत्ता । 

बीजम्‌ [वि--जन्‌ --ड, उपसगंस्य दीधे:| 4. बीज, बीज 
का दाना 2. बीजाणु, तत्व 3. मूल, स्रोत 4. वीये 
5. कथावस्तु का बीज 6. बीजगणित 7. सचाई 
8. आशय 9. प्राथमिक जननाण का संकलक 
0. विश्लेषण . जन्म के समय शिश्ष के हाथों की 
मुद्रा। सम० अंध्रिकः ऊट,-अर्थ (वि०) प्रजननार्थी, 
-- निर्वाषणम्‌ बीज बोना, प्ररोहिन (वि०) बीज से 
उगने वाला,--वापः बीज बोना,--स्नेहः ढाक का 
वृक्ष । 

बोजाकृत (वि०) (खत) जिसमें बोन के पश्चात्‌ हल 
चला दिया जाय । 

बुद्ध (वि०) [बुध्‌ --क्त| . ज्ञात 2. जागरित 3. प्रकाशित 
4. विकसित,--द्धः (पुं०) . विद्वान्‌ पुरुष 2. (बद्ध 
मतानुसार ) वह व्यक्ति जिसने सत्य ज्ञान' जान लिया 
हैँ तथा जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व संसार को 
मोक्ष का मांग बतलाता हैं 3. परमात्मा । 

बुद्धि: (स्त्री०) [बंध-+क्तिन्‌] ॥. प्रत्यक्षीकरण, समझ 
2. प्रज्ञा, मति, मेवा 3. सूचना, जानकारी 4. विवेक 
5. मन 6. भति, विश्वास, विचार 7. इरादा, प्रयोजन, 
अभिकल्प 8. होश में आना, सुधबंध प्राप्त करना 
9. सांख्य के २५ पदार्थों में दूसरा ॥0. प्रकृति 
]. उपाय 42. ज्योतिष की दृष्टि से पाँचवाँ घर । 
सम०--अधिक (वि०) श्रेष्ठ बुद्धि से यक्त,--च्छाया 
ब॒द्धि की आत्मा पर प्रतिवत क्रिया,--प्रागल्भी समझ 
की स्वस्थता,--मोहः विचार मूढ़ता, - लाघवम्‌ 
निर्गययविषयक हलकापन, नन्‍्यायरूघिमा, नासमझी, 
“वर्जित (वि०) निर्बृद्धि, बद्धिहीन, वेभवम्‌ वृद्धि 
की शक्ति, बुद्धि का ऐंश्वर्य । 

बुभूषु (वि०) [भू+सन्‌+उ, धातोद्वित्वम्‌] 4. समद्ध होने 
का इच्छुक 2. कल्याण चाहने वाला । 

बुरुडः (पुं०) टोकरी बनाने वाला । 

बुसा (स्त्री०) [बस+अच--टाप] (नाटचर० में) छोटी 
बहन । 

बूसय (वि०) (वेद०) प्रबल, बलशाली, बड़ा--बसयशब्दो 
बृहच्छब्दर्थ गमयति मी०सू० १०।१।३२ पर श्ञा० 
भा० । 

बहुत्‌ (वि०) [बह +अति] 4. बड़ा, विशाल 2 चौड़ा, 
प्रशस्त विस्तत 3. पृष्कलक 4. प्रबल, शक्तिशाली 
5. लंबा, ऊचा 6. पूर्ण विकसित 7. संपृक्‍्त, सटा हुआ 
8. प्राचीनतम, सबसे पुराना 9. उज्ज्वल 40. स्पष्ट : 
(पु०) विष्णु; --ती (स्त्री ०) . बड़ी वीणा 2. नारद 
की वीणा 3. छत्तीस की संख्या का प्रतीक 4. पीठ और 
छाती के बीच का भाग 5. आशय 6. वाणी 7. सफ़ेद 
अंडाकार बंगन (नपुं०) . वेद 2. ब्रह्मा 3. नैष्ठिक 


( १३१० ) 


ब्रह्मतय सावित्र प्राजापत्यं च ब्राह्मय॑ चाथ बहत्तथा 
--भाग० ३।१२।४२। सम ० -उत्तरतापिनी एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--तेजस (पं० )बहस्पति ग्रह,--देवता 
बदिक देवता विषयक एक ग्रंथ,--नारदीयम एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--संहिता वराहमिहिर रचित ज्योतिष 
का एक ग्रंथ,--सामन सामदेव का एक मंत्र--भग ० 
१०।३५ । 

बृहस्पतिचक्रम्‌ (नपुं ०) साठ वर्षों (संवत्सरों) का काल । 

बल (वि०) [बिल--अण ] बिलों में रहने वाला । 

बोक्काणः (पुं०) घोड़े की नाक पर लटकता हुआ थला 
जिसमे उसका खाद्य पदार्थ रक्‍खा रहता है । 

बोधायनः (पृं०) एक सूत्रकार का नाम । 

बोधिः (बुध-|-इन्‌ ] (. पूर्ण ज्ञान या प्रकाश 2. बौद्ध श्रमण 
की उज्ज्वल बद्धि 3. पुनीत बटवक्ष 4. मुर्गा 5. ब॒द्ध 
का विशेषण । सम०--अद्भम पृण ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अपेक्षित वस्तु । 

बौद्धावतारः (पुं०) बुद्ध के रूप में भगवान्‌ का अवतार । 

ब्रध्त: (पृ०) . सूय 2. वक्षमल 3. दिन 4. आक या 
मदार का पौधा 5. सीसा 6. घोड़ा 7. शिव या 
ब्रह्मा का विशेषण 8. तीर की नोक 9. एक रोग 
का नाम । सम०--बिम्बन,---सण्डलम , सूर्यमण्डल । 

ब्रह्मन (नपृ ०) [बंह +मनिन्‌, नकारस्याकारे ऋतोरत्वम्‌] 
. परमपुरुष, परमात्मा त्मा 2. अर्थवादपरक सृक्त 
3. पुनीत पाठ 4. वेद 5. पुनीत अक्षर ३&-एकाक्षर 
पर ब्रह्म -मन्‌० २।८३ 6. ब्राह्मणजाति 7. ब्राह्मण 
की शक्ति 8. धामिक तपरचरण 9. ब्रह्मचय, सतीत्व 
0. मोक्ष . वेद का ब्राह्मणभाग 2. धन 3. आहार 
4. सवाई ॥5. ब्राह्मण 6. ब्राह्मणत्व 47. आत्मा । 
सम ०--किल्विषम ब्राह्मणों के प्रति किया गया 


अपराध,--कठः बड़ा विद्वान,--गोता (स्त्री०) ब्रह्मा 
का उपदेश जसा कि महा ० के अनथासनपव में दिया 
गया ह,--जिनज्ञासा परमात्म। को जानने की इच्छा, 
तन्‍्त्रम॒वेद को शिक्षा,---दृषक (वि०) वेद के 
मूलपाठ को दृषित करने वाला, - पारः सब प्रकार 
के पुनीत ज्ञान का अन्तिम उदेश्य,-- बलम ब्रह्म- 
विषयक शक्ति,--बिन्दुः वेदपाठ करते समय मुख से 
निकली थक की बंद, - भमिजा एक प्रकार को 
मिच,--म हतेंः दिन का आरंभिक भाग, ब्राह्मवेला 
>-रात्र: उष:काल, - वादः परमात्मा से संबंध रखन 
वाला व्याख्यान, - श्री एक साममंत्र का नाम । 
ब्रह्मण्वत्‌ (पृं०) [ब्रह्मन+- मत॒प] अग्नि का विशेषण । 
ब्रह्मोभतः ( पुं० ) !. जिसने ब्रह्मा के साथ सायुज्य प्राप्त 
कर लिया ह (यह संन्यासियों के विषय में कहा गया 
ह जो इस शरीर को त्याग देते है) 2. शद्भूराचाय । 
ब्राह्मनिधिः (पुं०) ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा याजकों के 
लिए बनाई गई निधि । 
ब्राह्मण (वि०) [ब्रह्म वेत्त्यधीते वा ब्रह्म ++ अण्‌ | . ब्राह्मण 
विषयक 2. ब्राह्मण के योग्य 3. ब्राह्मण द्वारा दिया 
गया, 4. धर्म पूजा विषयक 5. ब्रह्म को जानने वाला 
--णः 4. चारों वर्णो में से पहले वर्णों से संबद्ध 
(पुरुष के मख से उत्पन्न) ब्राह्मण 3. पुरोहित 
4. अग्नि का विशेषण 5. अटठाइसवाँ नक्षत्र,--णम्‌ 
. ब्राह्मपगसमाज 2. वेद का वह भाग जिसमें विभिन्न 
यज्ञों के अवसर पर सृकतों के प्रयोग का विधान 
विहित है, यह मन्त्रभाग से बिल्कुल पृथक हें। सम०» 
-- अदशनम ब्राह्मण भाग में विहेत निदंश का अभाव 
--मन्‌० १०।४३,-- प्रसद्भः ब्राह्मण नाम,--प्राति- 
बेदयः पड़ोसी ब्राह्मण,-भावः ब्राह्मण होने की स्थिति । 


न... आरा ---पशाााााािय- 
नाग भागा "वाह जाग. ना पूझा" 


भकक्‍तम [भज्‌--क्त | . भाग, अंश 2. आहार 3. भात 
उबले हुए चावल 4. अनाज 5. पानी में उबाला 
हुआ अन्न 6. पूजा, अर्चा 7. वेतन, पारिश्रमिक 8. एक 


कम्णा.छ बम जी 


दिन का भोजन --यस्य त्रवाधिकं भकक्‍तं पर्याप्तं भत्य- 


वत्तय “मनु ० ११४७ । सम०--अग्रः, 


हारशाला, जलपानगह, 


अग्रम उपा- 


; 
; 


कृत्यम भोजन की तेयारी : 


--साधनम्‌ दाल को तश्तरी, सिकथम भात का 


मांड | 


भक्ति: (स्त्री०)) [भज--क्तिन] 4. विभाजन 2. गौण 


अथं, आलंकारिक अर्थ 3. (किसी 
. शरीर की उन्मुखता। सम०-गम्य (वि०) जो 


गके प्रति) : 


भक्त के द्वारा प्राप्त किया जा सके, जहाँ श्रद्धा ओर 


भक्ति से पहुँचा जाय,- गन्धि ( वि० ) जिसमे 
भक्ति की गन्धमात्र हो अर्थात्‌ थोड़ी भक्षित वाला 
व्यक्ति,- वश्य ( वि० ) जो भक्षित के द्वारा 
वश में किया जा सके । 

भक्ष्य (वि०) [भक्ष-+ण्यत्‌] खान के योग्य, भोजन के 
लिए उपयक्त,-- क्ष्यम (नपुं०) . खाने का पदाथ 
आहार,---भक्ष्यभक्षकयो: प्रीतिविपत्त रेव कारणम्‌-हि० 
१५५ 2. जल। सम०--अभक्ष्म्‌ अनुमत और 
निषिद्ध भोजन,--भोज्यम् सब प्रकार के भोजन 
से यक्‍्त । 

भग:,-गस [भमज्‌+घ] . सूर्य 2. चाँद ३. शिव का रूप 
4. सौभाग्य, प्रसन्नता 5. समद्धि 6. यश, कीति 


( १३११ ) 


7. सौन्दर्य 8. श्रेष्ठता 9, प्रेम, प्यार 0, कामकेलि 
]. योत्ति 72. गण, धर्म 43. प्रयत्न 4. अरूचि 
विराग 5. मोक्ष 6. सामथ्यं 7. सवंशक्तिमत्ता 
8. प्रेम और विवाह की अधिष्ठात्री देवता आदित्य 
9. ज्ञान 20. इच्छा 2. अणिमा । सम० ईशा: 
भाग्य का देवता, काम (वि०) संभोग के आनंद का 
इच्छुक, -वृत्ति: (स्त्री०) वेश्यावृति, वृत्ति (वि०) 
वेश्यावत्ति से निर्वाह करने वाला । 

भगवत्पादा: आदि शंकराचार्य क्री सम्मान सूचक उपाधि | 

भरत (वि०) [ भज्ज--क्त ] 4. टूटा हुआ 2. हताश 
विफल 3. अवरुद्ध, स्थगित 4. नष्ट 5. ध्वस्त 
0. ढाया हुआ। सम० अस्थि (वि०) जिसकी 
हड्डियाँ टूड गई हँ,--कबर (वि०) जिसका ऊपर 


का ढाँचा टूट गया है (जंसे रथ ),--तालः (संगीत०) | 


एक श्रकार को माप,--परिणाम (वि०) प्रा करने 
से रोकने वाला ! 

भड्ज: | भज्ज-+-घञा | !. (बुद्ध०) विश्व में निरन्तर 
होने वाला क्षय 2. (जन०) 'स्यात्‌” से आरम्भ होने 
वाला ताकिक सूत्र । 

भड्डिः [ भज्ज --इन्‌, कुत्वम्‌; स्त्रियां छीष | 4. टटना 
2. हिलना 3. झूकना 4. तरंग 5. बाढ़ 6. विशिष्ट 
प्रथा, ढंग -नानाश्रमलतापृष्पभज्धी रचितकुन्तलाम 
>भारत०। सम० -भाषणम कटनीति से यकक्‍त 
भाषण, - विकारः अपनी मखम॒द्रा को विक्रत करना । 

भड्धिनो [ भड्धिन्‌+डछीप | नदी, दरिया--आत्ममौलि- 
मणिकान्तिभड्रिनीम -ने० १८।१३७। 

भजञ्जना | भज्ज्‌ -+यच्‌-| टाप | व्याख्या | 

भटटनारायण: 'वेणीसंहार' नाटक का प्रणेता । 

भदिटः “भट्ठि काव्य” का रचयिता । 

भट॒टोजिः एक वेयाकरण का नाम । 


भण्डकः एक प्रकार की मछली । 

भद्र (वि०) [ भनन्‍्द +-रकू, नलोपः | !. अच्छा, प्रसन्न 
समृद्ध 2. शुभ, मांगलिक 3, श्रेष्ठ, प्रमख 4. कृपाल 
5. सुखद 6. सुन्दर 7. व।जछनीय 8. प्रिय 9. दक्ष । 
सम०--कल्पः बोद्धों के अनुसार वर्तमान यग,---निधि 
उपहार के लिए बने पात्र, - वाच्‌ (स्त्री०) शुभ 
वक्‍तृता, विराज एक छन्द का नाम । 

भद्रक | भद्र +कन्‌ | . सुन्दर 2. शभ 3. सज्जन--कम 
(तपु०) 4. बंठने का विशिष्ट आसन 2. अन्तःपुर । 

भद्राकरणम्‌ मुण्डन, समस्त सिर मंडवाना । 

भयाल वि०) [ भय-|-आलूच | भीरु कायर । 

भरः | भू+-अप्‌ | पराक्रम, श्रेष्ठता, प्रमखता -न .खल 
वयसा जात्यवाय स्वकायसहो भरः--वि० ५१८ । 

भरतशास्त्रम नाटयकला । 

भगस्‌ (नपुं०) | भूज्‌ -असुन्‌ | आभा, कान्ति, चमक । 


१६९५ 


भतेव्य (वि०) [भृ-+-तव्य ]. सहन करने या ढोने योग्य 
2. भाड़ के योग्य, पालन पोषण किये जाने के 
योग्य । 
भत्‌ (पु०) [भू+तृच्‌ | . पति, 2. स्वामी 3. नेता 
सेनापति 4. पालक पोषक, रक्षक 5. सष्टिकर्ता 
6. विष्णु | सम० - चित्त (वि०) पति के विषय में 
सोचनवांला, देवता पति को देवता मानना, 
लोक: पति का संसार,--हायंधन (वि०) जिसकी 
संपत्ति उसके स्वामी द्वारा जब्त की जा सके, - हीना 
पति द्वारा परित्यकता । 
| भू+अप्‌ | 4. सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म, उपज 
3. स्रोत, उद्गम 4. सांसारिक सत्ता, सांसारिक जीवन 
5. स्वास्थ्य, समृद्धि 6. देवता 7. शिव 8. अधिग्रहण 
प्राप्ति 9. श्रेष्ठ । सम० -अग्रम संसार का सबसे 
अधिक दूरवर्ती किनारा, - भड्गः जन्म मरण से म॒क्ति, 
एभावतव (वि०) कल्याणकारी, - भीरु (वि०) 
संसार के अस्तित्व से डरने वाला,--भोग: सांसारिक 
सुखों का आनन्द लेना, - शेखरः चन्द्रमा,--संगिन 
(वि०) भौतिक संसार में अनु रक्त,--संततिः (स्त्री ०) 
जन्म मरण का तांता । 
भवदह्ठसु (वि०) [ ब० स० ] घनवान्‌, दौलतमंद । 


भवनम्‌ | भ्‌+ल्यट | जन्माड्ु, जन्मकंडली, जन्म-नक्षत्र । 

भव्यमनस (वि०) अच्छे सद्धूल्पों वाला । 

भावत्क (वि०) [ भवत्‌--कक | आप से संबंध रखने 
वाला भावत्करिव घवलयश:प्रवा ह:--रा० च० 
७२ । 

भषी (स्त्री०) कुतिया, भौंकने वाली । 

भस्सन्‌ (नपुं०) [ भस-+मनिन ] व. राख 2. शरीर पर 
लगाई जाने वाली भभूत, राख । सम०--अज्भः एक 
प्रकार का कबूतर, - अड्भरागः शरीर पर भस्म 
रमाना,-- अवलेपः शरीर पर भस्म लीपना--अबदशोेष 
(वि०) जो केवल राख के रूप में बच गया हैं, 
“ गुण्ठनम्‌ दरोर पर भस्म पोतना,--गात्रः कामदेव 
- च्यः राख का ढेर । 

भा (अदा० पर०) 4. चमकना 2. फूंक मारना । 

बभो (भा धातु, लिट्‌ लकार, प्र० पु०, ए० व०) 
8. चमका <. प्रसन्‍न हुआ 3. हुआ 4. हवा चली 
+-जभौो मरुत्वान् विक्रेतः स-मुद्रो, बभौ मरुत्वान 


भव, 


विक्वृत: समद्र., वभौ मरुत्वान विक्रृतः समद्रो, बभौ 
मरुत्वान्‌ विक्रतः समुद्र:। (सभी अर्थों में प्रयुक्त) 
+ भटटि० १०।१९ | 


भागः | भज्‌+घञ | . शल्क--कौ० अ०.: २।६।६४ 
2. चार आध्यात्मिकों में से एक (सांख्य०) सां० 
का० ५० 3. ग्यारह को संख्या 4. भाग, अंश 
5. भाग्य, किस्मत 6. चौथ[ई भाग । सम०--अप- 


( १३१२ ) 


हारिन जो अपना भाग ले लेता ह,--धनम कोष, 
-“पत्रमु--लेख्यम॒ विभाजन का दस्तावेज । 

भागिन (वि०) [ भाग--इनि ] अत्यन्त उपयोगी । 

भागरि: एक विख्यात वयाकरण और स्मृतिकार का नाम । 

भाग्य (व०) [ भज्‌+ण्यत, कुत्वम | . बांट जाने के 
योग्य 2. हिस्से का अधिकारी 3. भाग्यशाली, किस्मत- 
वाला, -ग्यम्‌ (नपुं०) 4. भाग्य, किस्मत 2. अच्छी 
किस्मत, सौभाग्य 3. समृद्धि 4. कल्याण, 
सम०-संक्षयः बरी किस्मत, उन्नति: भाग्य का 
उदय होगा, --ऋक्षम पृठेफाल्गुनी नक्षत्र । 


भाड़्कः चीथडा । 
भाजक (अ०) जल्दी से, तेजी से । 


शु ली । : 


भाजनविषमः गलत उपायों के द्वारा गवन करना-कौ० : 


अ० २।८।२१ । 

भाण्डस [ भाण्ड--अच | . सामान 2. पंजी, म॑ 
3. बतेन । सम० ग्रोपकः बेन रखने वाला । 

भानतः (अ०) प्रतीति के परिणामस्वरूप । 

भानव (वि०) [भान+अण्‌ | सूर्यसंबंधी । 

भानभः यमना नदी का विशेषण । 

भामहः अलकारशास्त्र का एक विख्यात लेखक । 

भारः [भम-+पधरञा ] . बोझा 2. आधिक्य 3. परिश्रम 
4. बड़ी राशि 5. किसी पर डाला गया कार्यभार । 
सम० 5"अवतरणम्त बोझा कम करना,--आक्रान्ता 
एक छन्द का नाम,--उद्धरणम्‌ बोझा उठाना, ऊढ़ि: 
(सत्री० ) भारवहन करना, बोझ उठाना, - गः ख़च्चर । 

भारिका राशि, ढेर । 

भारती . वक्‍तृता, शब्द, वाक्पटता 2. वाणी की देवता! 
3. नाट्यकला 4. किसी पात्र की संस्कृत वक्‍तता 
5. सनन्‍्यासियों के दस भंदों मं एक--गोस्वामिन । 

(वि०) [भरतस्यदम- अण]| भरतवजशी,-त 

. भरतकुल मे उत्पन्न (जसे विदुर, घत्तराण्ट्र, अर्जन) 

2. भारतवर्ष का निवासी 3. अग्नि,--तम्र॒ (नपु ०) 

. भारतवष देश 2. संस्कृत का एक महान काव्य 

(इसके लेखक व्यास या क्रृष्णद्वपायन माने जाते हे ) 

3. संगीतशास्त्र तथा नाट्यकला । सम०--अख्यनम, 

इतिहासःः कथा भरतकुल के राजाओं की कहानी, 

महाभारत काव्य,--सावित्री एक स्तोत्र का नाम 

--इमां भारतसाबित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत- -महा० 

१८।५।६४ | 

भारदह्ाजः [भरद्वाज-+-अण्‌] . भरद्वाज गोत्र से संबंध 
रखने वाला 2. राजनीति का एक लेखक जिसका 
कौटिल्य ने उल्लेख किया है । 

भारविः किराताजनीय काव्य का रचयिता । 

भारुषः ]. अविवाहित बह्य कन्या में वश्यब्रात्य के द्वारा 
उत्पादित पुत्र 2. शक्ति की पूजा करने वाला । 


तर 


भारत 


न्‍न«५ण-न»»»»मनू।. सो बन हनननूनन.. मन मूह 


> या >मा......हुआक........ न 
ना"नाबाना" चना भनानाता का नाना | बा 


भागंवः [भग-- अण्‌] ज्योतिषी, भविष्यवक्तता--भागेवों 
शक्रदवज्ञी वेज०। 

भायपितित्दम दाम्पत्य संवन्ध । 

भाहलविः सामवेद को एक शाखा /। 

भाव: [ भू+घत्म ]. सत्ता, अस्तित्व 2. कल्याण--भाव- 
मिच्छति सर्वस्य--महा० ५।३६।१६ 3. प्ररक्षण- 
द्रोणस्याभाभावे तु-महा० ७॥२५।६४ 4. भाग्य 
5. वासना, अतीत संकल्पनाओं को सुध 6. छः: अवस्था 
अस्ति, वर्धतं, विपरिणमति आदि। सम० - कत्‌कः 
भाववाचक क्रिया, गत्तिः (स्त्री) मानवी भावनाओं 
को प्रकट करने की शक्ति- भावगतिराक्ततोनाम्‌ 

प्रतिमा ० ३,-चेष्टितण प्रेमय्योतक संकेत या 

जेप्टाएं, निरवृत्ति: भीतिक सष्टि सां का० ५२, 
नर; एक प्रकार का नाच, शबहूत्वम नाना 
प्रकार को भावनाओं का मिश्रण । 

भावंसम्‌ (बि०) मनोहर, सुहावना । 

भावयित (वि०) [ भू+णशिच्‌+तृच्‌ ] प्ररक्षक, प्रोन्‍्नायक 

क्राधों भावयिता पुन---महा ० ३।२९।१ । 

भावित (वि०) [ भू+णिच्‌+क्त ] . अभिनिदिष्ट, 
स्थिर किया हुआ, गड़ाया हुआ 2. अधिकार में किया 
हुआ, गहीं, पकड़ा हुआ-दुदुहुः प्रथभावित।म्‌ 
जभाग० ४॥१८।१३ 3. निमग्न, लीन, पूण--रथाज़़ 
पाणरनभावभावितम -- भाग ० १२।१०।४२ 4. प्रसन्न 
हृप्ट । सम०  भावन्‌ (वि०) स्वयं को आगे बढ़ाने 
व्राला, तथा औरों की सहायता करने वाला । 

(बि०) [ भू+ प्पत्‌ ]. भावी 2. जो सम्पन्त हो 
सके 3. सिद्ध दोष होना व्यवरे: साक्षिभिर्भाग्यो 
नपब्राह्मणसन्निधों मन० ८।६० । 

भाषापत्रम अजेदन पत्र --शक्र० २।३०९ । 

भाषासमभितिः वाणी का नियन्त्रण (जन०) । 

भावित (वि०) [ भाष्‌--- तु च्‌ ] बोलने वाला, बातें 
' ताला । 

भाष्यमत (वि०) ठीका या भाष्य का काम देने 
>-भाष्यभता भवन्तु मे--शि० २।२४ । 

भास: एक प्रसिद्ध नाटककार, स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
नाटकों का प्रणेता । 

भिक्षा | भिक्ष+अ | 7, जीवन निर्वाह का एक साधन 
2. मांगगा । सम०--भूजू (वबि०) भिक्षावृत्ति से 
निर्वाह करने वाला । 

मिक्ष: | भिक्ष- उन ] . भिखारी 2. साध 3. संन्यासी 
4. श्रमण | सम०--भ्षावः श्रमणता, साधता । 

भिड्िसी कम्बल का एक भेद--कौ ० अ० २।११।२९ । 

भिद्र (रुघ्रा० पर०) 7. टकड़े टकड़े करना, काटना 
2. व्याख्या करना--वर्चांसि योगग्रथितानि साधों 
ने नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम--भाग० ५।१०।८ । 


करने 
बाला 


आदि 


( १३१३ ) 


भिदापनम तुड़वाना, कुचलवाना । 

मभिन (वि०) [ भिद्‌-+-क्त ] . टूटा हुआ, फाड़ा हुआ, 
चीरा हुआ 2. पृथक किया हुआ, बांटा हुआ 
3. विषाक्त--भिन्‍नवृत्तिता-- मनु ० १२१३३ 4. रोमा- 
ड्चित (जैसे रोंगटे खड़े हुए)--रा० ६।१०।१८ 
5. जिसे घस दी गई हँ। सम०-कर्ण (वि०) 
.जिसने कानों को बांट दिया हँ 2. जिसके कान 
बींघ दिये गये हैं, - कुम्भ: जिसने अपने अनिवाये 
केतव्य ( पितु &ण आदि ) सम्पन्न कर लिए हैं, 
”ःूहृतिः (स्त्री०) भिन्‍न राशियों का भाग । 

भोत (वि०) [भी+क्त ] . डरा हुआ, आत्ित 
2. डरपोक, कायर 3. भयग्रस्त । सम०--गायन: 
लज्जाशील गायक, शर्मीला गाने वाला,--चारिन 
(वि०) कातरभाव से व्यवहार करने वाला,-- चित्त 
(वि०) मन में डरने वाला । 

भीति: | भी--क्तिन ]4. डर, आशद्भा, त्रास 2. खतरा 
जोखिम 3. कंपकंपी । सम० कृत (वि०) डर 
पंदा करने दाला, छिद्‌ (वि०) डर दूर करने 
वाला । 

भोस (वि०) [ भी-+-मक्‌ ] भयानक, डरावना, भयपूर्ण, 
-मः (पुं०) . शिव का विशेषण 2. परमपुरुष 
3. भयानक रस 4. दूसरा पांडवब, मम (नपुं०) 
भय, तास । सम०--अञज्जस्‌ (वि०) भीषण शक्ति 
वाला, पाकः पूरी तरह पका हुआ भोजन, रथ: 
. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम 2. श्रीकृष्ण कां 
एक पुत्र । 

भीष्स (वि०) [भी+णिक--सुक-- मक ] डरावना, 
भयानक, भयपृर्ण,-- छसः . भयानक रस 2. राक्षस, 
पिशाच, भूतप्रेत 3. शिव का विशेषण 4. घन्‍्तन 
के द्वारा गंगा में उत्पादित पुत्र। सम० - पर्वन 
महाभारत का छठा पर्व (अध्याय ),--स्तवराज: 
महाभारत में शान्तिपरव के ४छवें अध्याय में निहित 
भीष्म की प्रार्थना । 

भुक्तमात्रे (अ०) खाने के तुरन्त पश्चात । 

भुग्न (वि०) [ भूज--क्त ] 4. विनीत, नत 2. वक्रीकृत, 
मुड़ा हुआ 3. टूटा हुआ 4. हताश, विनम्रीकृत । 


भूजः | भूजू+क | !. बाहु, भजा 2. हाथ 3. हाथों की 
संड 4. गणित में आकृति का एक पाइवं जैसे त्रिभज 
में 5. त्रिकोण का आधार 6. वक्ष की शाखा | सम० 
-“ जड्ूः आलिज्भधुन,--अर्पणम्‌ निर्वाह के अनदान, 
-आकम्बुः शंख, -छाया किसी की भुजाओं द्वारा 
दिया गया प्ररक्षण,--बोर्य (वि०) प्रबल भजाओं 
वाला । 

भुजगः | भुज-+कज"-भुज--गम्‌--ड ] साँप, सर्प, गी 


आइलेषा नक्षत्र+ सम० बलूयः कड़े की भाँति 


कलाई में गोलाकार लिपटा हुआ साँप,--शायिन्‌ 
विष्णु का विशेषण । 

भुूजयः [| भमुज+गम्‌ + खच्‌, मम] . साँप 2. जार, प्रेमी 
3. पति, स्वामी 4. आइलेंषा नक्षत्र 5. इल्लती 6. राजा 
का बदचलन मित्र । सम०--प्रयातम्‌ एक छन्द का 
नाम, सगता एक छन्द का नाम, शिक्ष एक छन्द 
का नाम । 

भुजा [ भूज्‌+टाप्‌ ] ज्यामिति की आकृति का पाश्व॑ । 

भुजाभूजि (अ०) हाथापाई, हाथों की (लड़ाई) । 

भुवनमभ्‌ | भू-+ क्यूत्‌ ] !. संसार, (संसार की संख्या तीन 
है या चौदह) त्रिभवन, चतुदंशभवनानि 2. धरती 
3. स्व 4, जन्तु, प्राणी 5. मानव । सम०--ईवश्वरी 
पावती का रू,प,--तलूम्‌ धरती की सतह,--भावन: 
-“सष्टि का कर्ता । 

भू: (स्त्री०) [ भू- क्विप्‌ | . पृथ्वी 2. विश्व 3. धरती । 
सम० छाया, छायम्‌ धरती की छाया,--तुम्बी 
एक प्रकार को ककड़ी, - पलक: एक प्रकार का चूहा, 
“भा पृथ्वी को छाया, ग्रहण,--लिड्भशकुनः पक्षियों 
को एक जाति--महा ० १२।१६९।१०,-वशण्या भूमि 
पर सोना,-- स्फोट: कुकुरमत्ता, साँप की छतरी । 

भूत | भू+क्त | . होने वाला, वर्तमान 2. उत्पादित, 
निमित 3. वस्तुत: होने वाला, सत्य 4. सही, उचित, 
उपयुक्त 5. अतीत, बीता हुआ 6. प्राप्त 7. मिश्रित 
0. समान । सम० अनुवाद: बीती हुई बात, या 
निष्ठित तथ्य का उल्लेख करता,---अभिषड्ध:-आवेश: 
भूतप्रेत का किसी पर चढ़ना,--मानिन्‌ (पुं०) जो 
सबकी अवमानना करता है, सबसे घृणा करने वाला, 
“कोटि: निरपेक्ष शून्यता, -गत्या सचाई के साथ, 

गुण: तत्त्वों का गुण,-- जननी सब प्राणियों की 

माता,--तन्मात्रम्‌ सुक्ष्मतत््व,-- पाल: जीवित प्राण- 
धारियों का संरक्षक,--भव (वि०) सभी प्राणियों 
में रहने वाला, भूृत्‌ (वि०) जन्तुओं या तत्त्वों का 
पालनपीषण करने वाला,---सातृका पृथ्वी,--सज 
(पुं०) ब्रह्मा का विशेषण । ह 

भूति: (स्त्रो० ) [ भू+ क्तिन्‌ ] . सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म, 
उपज 3. कल्याण, कुशलमंगल, समृद्धि 4. सफलता 
5. घन, दौलत 6. शान, आभा, कान्ति 7. राख | 
सम० - अर्थम्‌ (अ०) समृद्धि के लिए, - सूज्‌ (वि०) 

कल्याणोत्पादक । 

भूमि: (स्त्री०) [ भू-+-मि ]8. ज्यामिति की आक्रृतियों 
को आधाररेखा 2. किसी चित्र का रेखाचित्र 
3. धरती, पृथ्वी । सम०--अनृतम्‌ भूमि के विषय 
में झूठी गवाही,--खजूरिका खजूर वक्ष का एक 
प्रकार, -छत्रम्‌ कुकुरमुत्ता, साँप की छतरी, - तनय: 
मंगलग्रह, -परिसमाणम्‌ वर्गमाप,--रथिक: भूमि पर 


( (१३१४ ) 


रथ हाँकने वाला,--समीकृत (वि०) भूमि जैसा 
बराबर किया हुआ, फ॒श के साथ मिलाया हुआ, 
“संभव:, - सुत: . मंगलग्रह 2. नरकासुर । 

भूयस (वि०) [ बहु+ईयसुन्‌ | ॥. अपेक्षाकृत अधिक 
2, अधिक बड़ा 3. अधिक आवश्यक । सम ०-काम 
(वि०) बहुत अधिक इच्छुक,--भाव: वृद्धि, विकास, 
“मात्रम अधिकतर अधिकांश । 

भूरि (वि०) [भू--क्रिन | बहुत, पुष्कल, असंख्य, पुष्कल । 
सम ०--कालम्‌ (अ०) बहुत समय तक,-क्षृत्वम्‌ 
(अ० ) बहुत बार, बार-बार, गुण (वि०) . बहुत 
अधिक बढ़ता हुआ 2. भांति-भांति के फल देनेवाला, 
“फना पौधों की एक जाति,--भोज ( वि० ) 
तानाप्रकार से सुखोपभोग करने वाला। 

भ्रिशः (अ०) [भूरि+शस्‌ | विविध प्रकार से, नाना 
प्रकार से । 

भूषणवासांसि (नपुं० ब० व०) वस्त्र और आभूषण । 

भ्‌ (जूहो० पर० ) संतुलित रखना, समसंतुलन करना । 

भूतक (वि०) [भृत-- कन्‌] 4, पारून पोषण किया हुआ 
2. किराये का, . कः (पुं०) भाड़े का सेवक । सम० 
--अध्यापनम्‌ वतनिक अध्यापक द्वारा दिया गया 
शिक्षण --भूति: मजदूरी, पारिश्रमिक, किराया। 

भूतिः: [| भ-+क्तिन] 4. सहन करना, सहारना, सहारा 
देना 2. भरणपोषण 3. आहार + ले जाना, नेतृत्व 
करना 5. मूलधन 6. पारिश्रमिक । सम० अर्थ 
निर्वाह के निमित्त, जीविका के लिए । 

भूगः (पुं०) . एक मुनि का नाम 2. जमदगिन का नाम 
3. शुक्र का विशेषण +. शुक्र नामक ग्रह 5. चद्ठटान 
6. पठार 7. शिव का विशेषण 8. शुक्रवार । सम० 
-- कच्छ:--कच्छम नमंदा नदी पर एक तीथेस्थान, 
“पतनम चट्टान से गिरना,-पातः चट्टान से क्दता, 
छलांग लगाना, - भड़: एक प्रकार का संगीत का 
माप,-- अभीष्ट: आम का वक्ष । 

भददण्ड (वि०) कठोर दण्ड देने वाला । 


भेदः [| भिद--घज्म ] 4. दारुण पीड़ा 2. ग्रहों का योग 
3. पक्षाघात 4. सिकुड़ना 5. समभूज त्रिकोण की 
कर्ण रेखा । 

भेदक (वि०) [भि+पण्बुल | 4. वियोजक, विभाजक, तोड़ने 
वाला 2. नाशक 3. विवेचक 4. रेचक 5. (स्रोतों 
को) मोड़ने वाला 6. पथ भ्रष्ट करने वाला । 

भेदन (वि०) [भिद-णिच्‌+ल्यदट] . तोड़ने वाला, 
विभाजक 2. रेचक,--नम्‌ (किसी पशु का) नासा- 
छेदन करना । 

भेलनम्‌ (नपुं०) तरना । 

भेषज (वि० ) [भेष॑ं रोगमयं जयति-जि-+-ड | स्वस्थ करने 
वाला, चिकित्सा किये जाने योग्य, - जम (नपं०) 


. औषधि 2. उपचार 3. रोगनाशक मंत्र । सम० 
-“करणम्‌ औषधियों का तयार करना, कृत (वि०) 
स्वस्थ किया हुआ, - वीयेम्‌ औषधियों की स्वास्थ्यकर 
शक्ति । 

भोगः [भुज्‌--घञा_| . खाना, खा लेना 2. सुखोपभोग 
3. वस्तु 4. उपयोगिता, उपयोग 5. शासन करना 
6. उपयोग, प्रयोग 7. सहन करना 8. अनुभव करना, 
संकल्पना 9. स्त्रीसंभोग 40 आनन्द लेना 4] आहार 
42. लाभ 43. आय 44. घन । सम ०--नाथ: पोषक, 
भरणपोषण करने वाला,--पत्रम किराये का दस्ता- 
वेज़,--भूज (वि०) सुखोपभोग करनेवाला । 


भोगिराजः [ष० त० | शेषनाग । 

भोग्यवस्तु विलास की सामग्री । 

भोज ( वि० ) [भूज्‌-+-अच्‌] ॥. सुखोपभोग देने वाला 
2. उदार, दानशील,--जः (पूृं०) 4. एक प्रसिद्ध 
राजा का नाम 2. विदर्भदेश का राजा। सम» 
-“ चम्पू भोज द्वारा रचित रामायण चम्पू,-- प्रबन्ध: 
बललाल की भोजविषयक कृति । 

भोलः वंश्य द्वारा नटी में उत्पादित पुत्र । 

भोजिष्यम्‌ (नपुं ०) दासता, सेवकत्व । 

भोत (वि०) [ भू+अण्‌ | 4. प्राणिसंबन्धी 2. भौतिक 
3. पागल, तः . भूत पिशाचों की पूजा करने 
वाला 2. भूतयज्ञ । सम० -प्रिय ( वि० ) मृढ, 
दुब॒द्धि । 

भोमम्‌ [भूमि+-अण्‌] 4. तत्त्वविषयक वस्तु 2. फर्श 
3. भवन की ऊपर की मंजिलें -- सप्तभौमाष्टभौमैइच 
- रा० ५।२|।५० | 

भोमी |भोौम--छीप | सीता का विशेषण । 

अंदः [भ्रंश+ घवल्म ] !. गिरना, फिसल जाना, अधः- 
पतन 2. ह्वास, मुर्शाना 3. नाश, घ्वंस 4. दूर भाग 
जाना 5. ओझल होना 6. (नाटच० में) उत्तंजना के 
कारण वाक्स्खलन । 

अष्ट (वि० ) [भ्रंश + क्त ] . गिरा हुआ, पतित 2. मर्झाया 
हुआ 3. भागकर जो बच गया। सम०---अधिकार 
(वि०) जिससे अधिकार छीन लिये गये हों, पदच्युत, 
- क्रिय (वि०) जो विहित कर्म करने में असफल 
रहा ,-योग (वि०) जो भक्ति से पतित हो गया हो । 

भ्रम (म्वा०, दिवा० पर०) लड़खड़ाना, घबड़ाना । 

भ्रम (प्रेर०) । ढिढोरा पीटना 2. अव्यवस्थित करना । 

भ्रम: [भ्रम-+घज्म | 4. छाता, छतरी 2. वत्त । 

। हे |, 

अमर: [अ्रमू+ करन | . मधुमक्खी 2. प्रेमी 3. क॒म्हार 
का चाक 4. जवान 5. लटूटू । सम०-निकरः मधु- 
मक्खियों का छत्ता,-- पदम एक छन्‍्द । 

अमरित्‌ (वि०) [भ्रमर--इतच्‌[ जो नीला हो गया हे 
-यदतिविमलनीलवेश्मरश्मि भ्रम रितभा:--न ० २४१०३ | 


( १३१५ ) 


भ्रमिः (स्त्री०) [भ्रम-३] मूर्छा, बहोशी । 

भ्रान्त (वि०) [भ्रम्‌ू+क्त] . इधर-उधर घूमा हुआ 
2. चक्‍कर खाया हुआ 3. भूला भटका 4. घबड़ाया 
हुआ । सम०- चिन्त (वि०) मन में घबराया हुआ । 


| 


अर (स्त्री०) [ भ्रम--डू | भौं, आँख की भों। सम० 
--बड्चितम्‌ चुपके-चुपके झांकना, छिपकर देखना, 
- विजम्भ: भौंहों को मोड़ना, भोंहे चढ़ाना । 


मकर: [मं विषं किरति-क्‌-+-अच्‌ | . मगरमच्छ 2. मकर- 
राशि 3, मकर की आकृति का कुण्डल। सम० 
- आसनस्‌ एक प्रकार का योंग का आसन, --बाहन: 
वरुण । 

सकरन्द: [मकर--दो-क, मुमादेश:| 4. पुष्परस, मधु 
2, चमेली का फल 3. कोयल +. सुगन्धयुक्त आम का 
वक्ष 5. (संगीत० में) एक प्रकार का माप | 

मकरन्दिका एक छन्‍्द का नाम । 

मकलक: (पुं०) . कली 2. दन्ती नाम का वृक्ष । 

मखमुगव्याध: (पुं०) शिव का विशेषण । 

सगन्‍्द: (पुं०) कुसीदक, सूदखोर । 

मगधदेशः (पु०) मगध नाम का देश । 

मसड़कुकः (पृ०) एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 

मज़ल (वि०) [मड्ग्‌--अलच्‌] 4. शुभ, सोभाग्यशाली 
2. समृद्ध 3. वीर,-- लूम्‌ (नपुं०) . माड्डलिकता, 
प्रसन्नता, कल्याण 2. शभ शकुन 3. आशीर्वाद 
4. माज्भलिक संस्कार (जंसे कि विवाह) 5. हल्दी, 
छः (पुं०)) . मज्ुलग्रह 2. अग्नि। सम० 
--आवह (वि०) शुभ,--ध्वनि: माज्ुलिक स्वर, 
- भेरी माज्जलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला 
ढोल । 

मज्जनः [मस्ज्‌-+-ल्यूट] आठ वर्ष का हाथी--मात० ५।९ । 

मजूझचचन॒त्यम एक प्रकार का नाच । 

सञजनादः मधुर ध्वनि - मज्जीरं मज्जुनादरिव पदभजनं 
श्रेय इत्यालपन्तम्‌्--नारा ० १००।९ । 

मजड्जभद्गरः एक जिन का नाम । 

मज्जुश्नी: एक बोधिसत्त्व का नाम । 

मठाधिपतिः [ष० त०] 4. किसी धमसंघ का प्रधान 2. मठ 
का अधीक्षक । 

मठामनायः [ष० त०] विविध आध्यात्मिक श्रेणियों से 
संबद्ध कोई रचता । 

मणिः [मण-- इन] . रत्न, जवाहर 2. आभूषण 3. सर्वॉ- 
त्तम पदार्थ 4. चुम्बक 5. कलाई 6. अयस्कान्त मणि 
7. स्फटिक । सम०--काञ्चनयोगः उपयुक्त वस्तुओ 
का विरल मेल,--तुलाकोटिः जड़ाऊ पायजेब,--प्रभा 
एक छनन्‍्द का नाम,--विग्रह (वि०) रत्नजटित । 


"गया नीगम मूह इमुमनााक्‍"पााााान्‍ "पा". मनन नए मुरम.धरररााा "आम िजी---3-3- पहन .इुन्‍ धरा कराना गगाश गायक 


एयर 995 पड: ("पराक्रम "का 


सण्डजातम्‌ (नपुं०) जमा हुआ दूध, दही । 

मण्डपीठिका परकार के दो चतुर्थाश । 

मण्डनकालः श्वृंगार (प्रसाधन) समय--मामक्ष मं मण्डन- 
कालहाने: - रघ० १३ । 

मण्डनप्रियः (वि०) अलंकारप्रिय, आभूषणों का शौकौन । 

सण्डलूम [मण्ड-|- कलूच] . गोलाकार वस्तु, पहिया, 
अंगठी, परिधि 2. सूर्य परिवेश, चन्द्र परिवेश 3. समु- 
दाय, संग्रह, सेना 4. समाज 5. वतुछाकार गति 
6. द्त पट्ट +। सम०--आसन (वि०) वृत्त में बंठा 
हुआ,--कविः कठ कवि, तुक्कड़ कवि,--नाभिः वृत्त 
का केन्द्र, माडः मंडवा, प्रशाला,-- वाटः उद्यान । 

मण्डलकम्‌ [मण्डल-[-कन्‌] . बाण विद्या में वणित एक 
विशेष म॒द्रा 2. जादू की शक्तियों से युक्त एक वृत्त । 

सण्ड कम ढाल की मूठ । 

मण्डकपर्णा ब्राह्दी को जाति का एक पौधा । 

सण्डकर्पाणका दे ० “मण्ड्कपर्णा । 

मण्डकपर्णी दे० 'मण्डूकपर्णा । 

मतभेदः [स० त०] मतों में अन्तर, सम्मतियों की भिन्नता । 

मतिः [मन्‌--क्तिन] ॥. बुद्धि, समझ, ज्ञान, निर्णयशक्ति 
2. मन, हृदय 3. विचार, विश्वास, सम्मति, दृष्टिकोण 
4. इरादा, प्रयोजन 5. प्रस्ताव, संकल्प 06. आदर, 
सम्मान 7. इच्छा 8. उपदेश 9. स्मृति 0. भक्ति, 
प्राथथा । सम०- कर्मन्‌ बौद्धिक काये,- गतिः 
(स्त्री० ) चिन्तन क्रम, - दर्शनम्‌ विचारों का अध्ययन । 

मत्ताक्तीडा एक छनन्‍्द का नाम । 

मत्तवारण:,--णम . किसी भवन की चहारदिवारी 
2. खूटी या ब्रेकेट 3. चारपाई, पलंग । 

मत्स्यः [मद--स्थन्‌] . मछली 2. मत्स्य देश का राजा । 
सम०--उद्वतंनमस एक प्रकार का नाच,--आजीवः 
मछियारा, मछली का व्यापार करने वाला,--सन्‍्ता- 
निकः पकी हुई मछली चटनी के साथ । 

सथ्य (वि०) [मथ--ण्यत्‌] मन्थन किया के द्वारा प्राप्य, 
मथकर निकाला जाने वाला । 

मदः [मद्‌-|-अच] 4. सौन्दर्य 2. जन्मकुंडली में सातवाँ घर 
3. अभिमान 4. पागलपन 5. अत्यन्त आवेश 6. हाथी 
के मस्तक से चने वाला रस 7. प्रेम, मस्ती 8. सुरा, 


( १३१६ ) 


शराब, 9. मधु 0. वीय॑ 8. सोम 42. नद । सम० 
“+ भज़ः घमंड का टट जाना,--मत्ता एक छन्द का 
नाम । 

सदनम | मद --ल्यट | 4. नशा करना 2. उल्लास, हर्षा- 
तिरेक, नः 4. जन्मकुंडली में सातवाँ घर 2. एक 
प्रकार की संगीतमाप । सम०--अत्ययः नशे का 
आधिक्य, मदातिरेक । 

मदिरामदान्ध (वि०) शराब पीकर धत्त, अत्यंत नशे में । 


मद्यकुम्भ: शराब की सुराही, सुरा पात्र । 
मठ्यबीजम खमीर उठाने के लिए औषधि । 
मद्गदेश: मद्रों का देश । 
मद्रनाभः एक संकर जाति । 
मधु (नप०) | मन्‌--उ, नस्य धः ] 4. शहद 2. फलों का 
रस 3. मधुमक्खियों का छत्ता 2. मोम । सम ०-पाका 
तरबूज़,-- पात्रम सुरापात्र, मांसम शराब ओर मांस, 
>-बल्ली . एक प्रकार का अंगूर 2. मीठा नींबू । 
मधकाश्रयसम मोम । 
सधमती [मध--मतुप्‌ +डीप | 4. एक नदी का नाम 2. एक 
बल का नाम 3. “मध वाता ऋतायते से आरभ होने 
वाली तीन ऋचाएं । 
मधुरस्वनः | ब० स० | शख । 
मधराजड्रकः कषाय स्वाद, तीखा स्वाद । 
मध्यमणिन्याय: एक नियम जिसके आधार पर मुख्य वस्तु 
दोनों पाश्वों के बीच मे रहे जसे कि हार में मणि । 
सध्यकम सामान्य संपत्ति । 
मध्यम (वि०) [ मध्य भव: म ] 4. बीच का, केन्द्रीय 
2. अन्तवर्ती 3. मध्यवर्ती,--भः . नितानत बीच का 
पुत्र 2. राज्यपाल 3. भीम का विशेषण (मध्यमव्या- 
योग), -सम्॒ (नपृ०) 4. जो अतिप्रशंसनीय न ही 
ग्रहण का मध्यवर्ती बिन्द्र। सम -गतिः किसी 
ग्रह की औसत चाल, ग्रामः (संगीत० में) मध्यवर्ती 
लय, व्यायोग; भासकृत एक नाटक । 
सध्यमीय (वि०) [ मध्यम -+-छ ] बीच का, केन्द्रीय । 
मध्योदात्त (वि०) एसा शब्द जिसके मध्यवर्ती अक्षर पर 
उदात्त स्वर हो । 
| ( दिवा० तना० आ० ) स्वीकार करना, सहमत 
होना । 
सनस्‌ (नपुं०) [ मन्‌ +असुन्‌ |] 7. मन, हृदय, समझ, 
बृद्धि 2. (दर्शन० में) संज्ञान व प्रज्ञान का एक अन्त- 
वर्ती अंग, वह उपकरण जिसके द्वारा ज्ञानन्द्रियों के 
विषय आत्मा को प्रभावित करते हैं 3. अन्तःकरण 
4. अभिकल्प 5. संकल्प । सम०>प्राह्म (वि०) 
मन से ग्रहण किय जाने के योग्य,-- ग्लानिः मन का 
अवसाद,--धारणम्‌ अनग्रह को संराधना करना; 
--पर्यायः सत्य के प्रत्यक्षीकरण में अन्तिम के पर्व की 


स्थिति (जन० ),--रागः हृदयान राग, प्रेम,--समदधिः 
मन का सन्‍्तोष,--संबरः मन का दमन। 
सन्‌: [ मन्‌+उ|] मानसिक शक्तियाँ  देहोउसवोऊ5क्षा मनवो 
भूतमात्रा-- भाग ० ६।४।२५ । 
मनुस्मति मनसहिता, मन्‌ द्वारा प्रणीत धमंशास्त्र । 
मनुष्ययानम [ ष० त० | पालकी, शिविका | 
सनष्यसंकल्प: मानव को इच्छा । 


सनोन्‍्सनी दुर्गा का एक रूप । 
मन्त्र: | मन्त्र -अच ]. विष्ण का नाम, शिव का नाम 
जन्मकुडली म॑ पाँचवाँ घर 3. वदिक सक्‍त 4. वेद 

का वह अंद्य जिसम संहिता सम्मिलित ह 5. प्रार्थना 
0. भ्रप्त योजना 7. नय, नीति। सम० ककंश 
(वि०) दृढ़नीति का समथंक, -- जागरः रात के 
जागरण के अवसर पर मन्त्रों का सस्वर पाठ,-- रक्षा 
किसी नीति, विचार या रहस्य को गप्त रखना 
-“:संवरणम्‌ किसी रहस्य, मन्त्रणा या नीति को गप्त 
रखना,-- स्तानम््‌ स्नान करने के स्थान पर 'अधमषंण 
मन्‍्त्रों का सस्वर पाठ करना । 

मन्य्‌ (म्वा० क्रया० पर०) मिश्रित करना, मिला देना । 


सनन्‍थः | मन्थू+घजा | १. मथना, बिलोना, हिलाना 
2. मार डालना, नाश करना 3. मिश्रित पेय 4. रई 
बिलोने का उपकरण, मन्थनदण्ड 5. सूर्य 6. आँखों 
रोहे 7. पेय तयार करने के लिए आयवेंद का एक 
योग । सम० विष्कस्भः मन्थनदण्ड । 
(वि०) [ मन्द+ अच | ।. ढीला, शिथिल, निष्क्रि- 
यात्मक, अलस 2. शीतल, उदासीन 3. मढ, दुबंद्धि, 
मूख 4. नीचा, गहरा, खोखला 5. म॒दु, सुकुमार 
6. छोटा 7. दुबंल, न्दः (पं०) . शनिग्रह 2. यम 
का विशषण । सम० --आस्यथस्त संकोच, झिझक 
कमन्‌ (वि०) काये करने में शिथिल,---जरस (वि०) 
शन: शन: बूढ़ा होने वाला, पुण्य (वि०) दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बदक़िस्मत । 
सनन्‍्दामणि: पानी भरने का बड़ा घड़ा । 
मन्दिरम्‌ [ मन्द--किरच्‌ ] १. भवन 2. आवास 3. नगर 
4. शिविर 5. देवालय 6. काया, शरीर । 
मन्दुरा [ मन्द्‌ -- उरचू ] . अश्वशाला, अस्तबल, तबेला 
2. शय्या, चटाई । सम० पति:,--पालः अश्वशाला 
का प्रबन्धकर्ता, भूषणम बन्दरों की एक जाति । 
मन्युसुक्तम्‌ (नपुं०) मनन्‍्य नामक सृक्‍त जो ऋग्वेद के दसव 
मण्डल के ८३ व ८४वें सक्‍त हैं ! 
ममतायकत (वि०) . अहंमन्‍्य 2. कंजस । 
मसमताशून्य (वि०) . अहंशन्य 2. अनासक्त । 
सयिवसु (वि०) मेरे प्रति शभ । 
मयूखभालिन (१०) सूर्य, सूरज । 
सयूरः [ मी ऊरन] . मोर 2. एक प्रकार का फल 3. एक 


( १३१७ ) 


कवि का नाम (सू्यशतक का प्रणेता) . सम० 
- नृत्यम मोर का नाच, पिच्छम मोर का चंदा | 

मयूरिका (स्त्री०) . नथ, नाक का छल्ला 2 एक जह- 
रोला जंतु । 


मरकतद्याम (वि० ) पन्ने जसा काला, ऐसा काला जैसा कि ' 
माता मरकतश्यामा मात ड्री मदशालिनी 


मरकतमणि 
ऊःर्रयाम० । 
मरणम्‌ [मृ+ल्यूट| 4. मरना मत्य 2. एक प्रकार का 


विष 3. अबसान 4. जन्मकुंडली में आठवाँ घर 
सम० -दश्ञा मृत्य क' समय, 


5, शरण, शरणालय । 
“शील (वि०) मत्यं, मरणधर्मा । 


सरोचिः [मृ-+-ईचि | 4. प्रकाश कौ किरण 2 प्रकाशकण : 
3. प्रकाश 4. मृगतृष्णा 5. आग की चिगारी। सप्तर७ 
-“:पाः (मरीचिपा:) ऋषिवर्ग जो सूर्य की किरणें 


पीकर जीवित रहते हैं---रा० ३।६।२ । 

सरु: | म--उ] 4. रेगिस्तान, निर्जल प्रदेश 2. पहाड़, चद्रान 
3. कुरबक नाम का पौधा 4. मद्यपान का त्याग | 
सम०--प्रपतनम्‌ पहाड़ से छलांग लगाना । 

मरुत्‌ (पुं०) [मृ--उति | 4. वायु, हवा, समीर 2. प्राण 
वायु 3. बाय का देवता 4. देवता 5. मरुबक नाम का 
पौधा 6. सोना 7. सौन्दर्य / सम० व॒द्धा, वधा 
कावेरी नदी । 

मर्ज (पु०) [मज्‌--ऊ] . धोनी 2. पीठमदं, (स्त्री०) 
सफाई, पवित्रता । 

समत्‌ (नपुं०) [मृ--मनिन्‌] . शरीर का महत्त्वपूर्ण 
भाग (शरीर का दु्बेल या सुकुमार अंग) 2. त्रटि, 
विफलता 3. हृदय 4. गुप्त अर्थ 5. रहस्य 6. सत्यता । 
सम०--घात: मम॑स्थान पर आधात करना, -जम 
रुधिर । 

सर्यादा [मर्या (सीमा)--दा-क] . सीमा 2. अन्त 
3. किनारा, तर 4. चिह्न 5. नेतिकता की सीमा 
प्रचलित नियम, प्रचलन 6. ओऔचित्य का सिद्धान्त 
7. करार। सम० - बन्ध: सीमा के अन्दर रहना, 
“- वचनम्‌ सीमाविषयक वकक्‍तव्य,--व्यतिक्रम: सीमा 
का उल्लंघन । 


मल (वि०) [मृज्‌--कल, टिलोप:] 4. मेला, गन्दा 
2. लालची 3. दुष्ट, -- रलूः रूम . मंल, गन्दगी, 
घूल अपविज्ञता 2. विष्ठा, बीट 3. धातुओं का मोर्चा 
4. शरीर के मल 5. कपूर 6: कमाया हुआ चमड़ा 
7. वात, पित्त तथा कफ नामक दीष । सम० --अपहा 
एक नदी का नाम,- पड्धून्‌ (वि०) धल या गन्दगी 
से भरा हुआ । 

मललनालरः (संगीत० ) एक प्रकार की माप | 

महत्‌ (वि०) (म० महीयस्‌, उ० महिष्ठ) [मह --अति] 
. बड़ा, विशाल, विस्तृत 2. पुष्कल, असंख्य 3. दीघ॑, 


व धर नय..आ.....आ....न-मूहिनाना अनम»-»----- मूह..." "गा का... 2... बा तर 


2 बी न अमन शा मल 


विस्तृत 4. प्रबल, बलशालो 5. महत्त्वपूर्ण, आवश्यक 
6. ऊचा, प्रमख, पुज्य । सम०-- आयधम महान शस्त्र, 
बड़ा भारी हथियार,--औषधिः (स्त्री०) एक आश्चय 
जनक बूटी, कुलम्‌ उत्तम घराना, द्वन्द्वः संनिक, 
जत्था,--फलः बेल का वक्ष,-व्यतिक्रम: . भारी 
अतिक्रमण 2. महान्‌ पुरुष का अनादर । 
सहा (कमंधारय और बहुव्रीहि समास के आरंभ में 'महत' 
शब्द का स्थानापन्न --इसके कुछ उदाहरण निम्नांकित 
हैं ) । सम० -अनिलः  बवंडर महानिलेनेब 
निदाघजं रजः - कि० १४॥५९, आरम्भ: महान 
काय, विशाल पैमाने पर कार्य का आरंभ करना, 
आलय: देवालय, मन्दिर, तीथ स्थान आलया- 
सावस्था वह अमावस्या जिससे महालयपक्ष: आरंभ 
होता हे,--आलयपक्ष: माघ और पौष मास का पुनीत 
पितृपक्ष, आलयक्षाद्ध: महालय पक्ष में श्राद्ध. करना, 
ऊमिन्‌ (पुं०) समुद्र,--ओघ (वि०) प्रबल धाराओं 
से युक्त,--कल्पः ब्रह्मा के सौ वर्ष --चक्रम शक्ति की 
पूजा में रहस्यमय चक्र, जड्घ: ऊंट,--जब: बारह- 
सिगा हरिण,--दंष्ट्रः बड़े व्यात्न की एक जाति,-दुगंभ 
महान्‌ संकट, - पराक: एक प्रकार की तपस्या, 
--पुराणम्‌ अठारह पुराणों में एक पुराण, - प्रश्न: एक 
जटिल सवाल, बिसी एक प्रकार का चमड़ा,-भाण्डम 
मुख्य कोष, मृत्युंजयः . मृत्यु के विजेता शिव को 
प्रसन्न करने का मन्त्र 2. एक औषधि का नाम,--यानम्‌ 
एक बड़ी सवारी (पदचवर्ती बौद्ध शिक्षण), रवः 
मेंढक, रुज: (वि०) अत्यन्त पीड़ाकर,-- लय: 
. महा प्रूय 2. परमपुरुष जिसमें सब महाभूत लीन 
ही जाते ह,--विधुला एक प्रकार का छन्द,-शिवरात्रि: 
फाल्गुन मास के ऋष्णपक्ष का चौदह॒वाँ दिन, शिवपूजा 
का माज्रलिक दिवस, इलक्ष्णा रेत, बाल,--सन्नरि: 
(पुं०) एक प्रकार का संगीत माप,--सुधा चाँदी । 
महिनम्‌ (नपुं०) प्रभुसत्ता, उपनिवेश । 


महिमन्‌ (पुं०) [महत्‌--इमनिच] आठ सिद्धियों में से एक । 
महिषमदिनो दुर्गादेवी । 


मही [मह्‌-+अच--डीपष ] 4. पृथ्वी,धरती,भूमि 2. भूसंपत्ति, 


जायदाद 3. देश, राजवानी 4. खम्बात की खाड़ी 
में गिरने वाली एक नदी 5. (ज्या०» में) किसी आक्ृति 
की आधाररेखा 6. विशाल सेना 7. गाय । सम० 
जीवा क्षितिज, - पृष्ठमू, धरतीतल, भूमि की सतह, 
--करोति बड़ा बनाता है, प्रोन्नत करता हैं । 
मांसम्‌ [ मन्‌-|-स, दीघंश्च | 4. गोश्त, 2. मछली का 
मांस 3. फल का मांसर भाग,-सः . कीडा 2. संकर 
जाति, जो मांस बेचती है ! सम०--कामः मांस का 
शोक़ोनत, - कील: रसौली, चक्षुः नंगी आँख,--परि- 
वजनम्‌ मांस-भक्षण का त्याग । 


( १३१८ ) 


मांसीयते (ना० धा० पर०) मांस के लिए लालायित रहना । 

माक्षिकधातुः एक प्रकार का खनिज धातु । 

मागधः [ मगध -|-अण्‌ ] . मगध देश का राजा 2. साहित्य 
क्षेत्र में काव्यशली का एक प्रकार | 

मातड्रलीला हस्तिविज्ञान पर एक कृति । 

मातुराहिः एक प्रकार का साँप । 

मात (स्त्री०) | मान्‌-+-तृच्‌, नलोपः |] 4. माता, जननी 
2. स्त्रियों के प्रति आदर या सम्मान सूचक संबोधन 
3. गाय 4. लक्ष्मी या दुर्गा का विशेषण 5. घरती 
माता । सम०--दोषः माता का दोष, भक्तिः माता 
के प्रति आदर सम्मान, - शासितः मूख्ेव्यक्ति, सीधा 
सादा, भोदू । 

मात॒का ग्रीवा की ८ नाड़ियाँ, शिराएं । 

मात॒तः (अ०) मातृपरक पक्ष की ओर । 

मात्र (वि०) [ मारत्रन्‌ |] आरम्भिक विषय । 


मात्रा [ मात्र +टाप ] . परिमाण 2. क्षण 3. अणू्‌ 4. अंश 


5. वत्त, विचार 6. घन 7. तत्त्व 8. भौतिक संसार 
9. नागरी अक्षरों में स्वरों का चिह्न 0. कार्न की 
बाली 4. आभूषण 42. इन्द्रियों का कार्य 3. विकार । 
सम० - अड्गुलम लगभग एक इंच को माप । 


यकृत [ य॑ं संयम करोति कृ-+क्विप्‌ तुक च] जिगर । 

सम ०--बरिन्‌ (पुं०) औषध का एक पौधा, रक्‍त- 

रोहड़ा । 

[ यक्ष -घज्ण_ ] . देवयोनि विशेष, जो कुबेर के 

सेवक हैं 2. भतप्रेत 3. इन्द्र का महल 4. कुबेर 

5. पूजा 6. कुत्ता। सम०--धूषपः गूगल, लोबान । 

: [ यज्‌ू-+-न | . यज्ञ, यज्ञीय संस्कार 2. पूजा को 
प्रक्रिया 3. अग्नि 4. विष्ण। सम०-आयुधम्र्‌ यज्ञ 
में प्रयक्‍त किया जाने वाला उपकरण, - गुह्मयः कृष्ण, 
--पत्नी यजमान की पत्नी,--शिष्टस्‌ यज्ञ का अव- 
शिष्ट अंश-यज्ञशिष्टाशिन: सनन्‍्तो म॒च्यन्ते सवेकिल्विषे: 
--भग० ३।१३,- संस्तरः यज्ञ की वेदी को स्थापना 
तथा इष्टकाचयन । 

यज्ञायन्षीयण ]. सामसूक्‍त 2. गरुड के दोनों पंखों का 

प्रतीकात्मक नाम । 

यत्नवत्‌ (वि०) क्रियाशील, परिश्रमी, प्रयत्न करने वाला । 

यतगिर (वि०) [ब० स० ] चुप रहने वाला, जिसने 

अपनी वाणी को नियन्त्रित रक्‍खा हैं । 

यतमंथन (वि०) [ब० स०] जिसने मेथुन त्याग दिया हें । 

यतिचान्द्रायणम्‌ विशेष प्रकार का तपश्चरण । 

यत्रकामम (अ०) जहाँ किसी का मन चाहे, इच्छानुसार । 


यक्ष: 


: मात्स्यन्यायः एक सिद्धान्त जिसमें बड़ा छोटे को दबाता हैं, 


हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती हे । 

माधवनिदानम्‌ आयवेद की एक कृति । 

माधवी पशुओं को बहुतायत । 

मान: [ मन्‌--घजा ] . आदर, सम्मान 2. घमंड, अभि- 
मान, अहंकार 3. आत्माभिमान, आत्मगौरव, - नम्‌ 
. माप 2. निष्ठित मापदण्ड 33 आयाम | सम० 
---अन्ध (वि०) घमंड के कारण अंधा,-अहे (वि०) 
सम्मान के योग्य, आदर का अधिकारी,--अवभ ड्र: 
प्रतिष्ठा भड़ होता, क्रोध का नाश,--विषमः खोटे 
बाँटों से तोलकर या मिथ्या मापकर गबन करना, 
ठगना--कौ ० अ० २।८।२६, सारः अभिमान को 
बड़ी मात्रा । 

मानसपृजा मानसिक पूजा । 

सानषम्‌ [ मनोरयम्‌--अण्‌ सुक्‌ च| . मानवता, मनुष्यत्व 
2. मनृष्य की परिपक्वावस्था, पूर्ण पुरुषत्व। सम० 
--अधम: नीच पुरुष, ओछा मनुष्य । 

मन्द्यव्याज: [ ष० त० | रोग का बहाना । 

माया . दुर्गा का नाम 2. दक्षता, कला । 


यत्रकामावसाथ: योग की एक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने आपको जहाँ चाहे ले जा सकता है । 

यत्रसायंगह (वि०) जहाँ सन्ध्या हो जाय या सूर्यास्त ही 
जाय वहीं ठहर जाने वाला व्यक्ति । 

यथा (अ०) [ यद्‌ प्रकारे थार | जिस ढंग, जिस रीति से, 
जैसे, जिस प्रकार। सम०--अनुक्तम्‌ (अ०) जेंसा 
कि बतलाया गया है, या निर्देश किया गया हं--मया 
यथानक्तमवादि ते हरे: ''चेष्टितम्‌ - भाग० ३।१९। 
३२,--आश्रयम्त ( अ० ) आधार के अनुसार- 
सां० का० ४१, उदगत (वि०) ज्ञानशून्य, मूख, 
--उद्गसनम्‌ (अ०) आरोह अनूपात के अनुसार, 
--उपचारम्‌ (अ०) औचित्य के अनुरूप, शिष्टाचार- 
सापेक्ष, - उपदिष्ट (वि०) जंसा निर्देश दिया गया 
हो, या ज॑सा परामर्श दिया गया हो,--कारम्‌ (अ० ) 
जिस किसी रीति से,--पा० ३।४।२८,-- क्लृप्ति 
(अ०) समचित रीति से, -क्षिप्रम (अ०) जितनी 
जल्दी हो सके,--चित्तम (अ०) अपनी इच्छा के 
अनूसार, तथ्यमू (अ०) सचमुच, वास्तव में, 
--नन्‍्यासम (अ०) जैसा कि विधान हें, जंसा कि मूल 
पाठ में है,--न्युप्त (वि०) जेसा कि धरती मे डाला 
गया है,--पण्यम्‌ (अ०) विक्रेय वस्तु के मूल्य के 


( १३१९ ) 


अनुसार, प्रत्यहंम (अ०) योग्यता के अनसार 
-“प्रदिष्टमू (अ०) जेसा अनकल हो, जसा कि 
उपयुक्त हो,--प्रस्ताक्म (अ०) सबसे पहले उपयक्त 
अवसर पर, श्रस्तुतम्‌ (अ०) . अन्त में 2. प्रस्तुत 
विषय के अनुरूप.--भूयस (अ०) वरीयता के 
अनुकूल, -- मूल्यम्‌ (अ० ) मल्य के अनसार,---रसम्‌ 
(अ०) रसया स्वाद के अनुकल, - रूब्ध (वि०) 
जसा कि वस्तुतः प्राप्त हो चका हें, . विनियोगम 
(अ० ) निरदिष्ट प्राथमिकता के अनसार,-- व्य॒त्पत्ति 
(अ०) ज्ञान की गहराई के अनकल,--शब्दार्थम 
शब्द के अर्थों के अनुसार-- यथाशब्दार्थ प्रवत्तिड, में० 
स० ११।१।२६ पर भाष्य,--संस्थम्‌ (अ०) परि- 
स्थिति के अनुकूल,-- सबनस ऋतु के अनकल 
सारम्‌ गुण के अनुसार, . स्थूठलम (अ०) ज॑ंसा 

कि अतिरिक्त रीति से कहा गया हैं, (वि०) 
अपने अपने आवास या स्थान के अन॒सार । 

यदवधि (अ०) जिस समय से । 

यदात्मक (वि०) जिस सत्ता परक । 


यहद (वि०) इच्छानसार बोलने वाला । 

यदीय (वि०) [यद्‌-+-छ] जिसका, जिससे संबद्ध । 

यन्त्रम्‌ू [यन्त्र/अच्‌] 4. जो रोकता, या बांधता है 
2. सहारा, थूनी 3. बेड़ी, हथकड़ी 4. शल्य क्रिया का 
उपकरण (शस्त्र ) 5. मशोन, संयत्र 6. कुंडी, ताला 
चाबी 7. प्रतिबन्ध, शक्ति 8. ताबीज्ञ 9. छिद्र करने 
को मशीन । सम०--आरूढ (वि०) घमने वाली 
मशीन पर चढ़ा हुआ, भ्रामयन्‌ सर्वभृतानि यन्त्रा- 
रूढानि मायया-भग०,--कोविंद: यन्त्रकार, मशीन 
पर काय करन वाला--रा० २।८०॥२,-- गहम 
यन्त्रागार, जहाँ किसी को अन्त्रणा दी जाती हैं, 
-“धारागृहम वह स्थान जहाँ फोवारा लगा हुआ हो 
“सूत्रम गुड़िया या पुत्तलिका को रंगमंच पर हिलाने 
वाली डोरी 

यन्त्रकम | यन्त्र +कन्‌ | ॥. हाथ से चलायी जाने वाली 
मशीन, खराद 2. सामान का बंडल निधीयमाने 
भरभाजि यन्त्रके--कि० १२॥९ । 

यश्त्रिका [ यन्त्र +ण्वल | छोटी साली, पत्नी की छोटी 
बहन । 

यन्त्रित (वि०) [ यन्त्र +-वंत ] 4. भड़काया हुआ 2. नियमों 

नियन्त्रित या प्रतिबद्ध 3. तनाव को बढ़ाने के 

लिये निकाला हुआ 4. आक्रृष्ट - अथवा मदभिस्नेहा- 
ख़बत्यों यन्त्रताशया --भाग ० १०१२९।२३ । 

यम (वि०) | यम+घजञ |. यमल, जोड़आ 2. दोहरा 
“-मभः . प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, दमन 2, आत्मसंयम 
3. कोई नैतिक कतंव्य (विप० नियम) 4. योग के 
आठ अड्डों में से एक 5, मृत्य का देवता 6. शनि 


९१६९ 


7. कोवा 8. “दो की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
9. लगाम 40 चालक, रथवान,--भम्‌ . जोड़ा 
2. सयक्त व्यंजन,--मौ यमृना नदी,--मौ (पुं०- 
द्वि० व०) 4. यूगल, जोडआ- धृति संयमौ यमौं 
“कि० १।३६ 2. अश्विनीकुमार । सम० - अनुजा 
यमुना नदी, -- घण्ट: ज्योतिष का एक अशुभ योग, 
- ब्रमः सप्तपर्ण वक्ष, पटिठका कपड़े की 
एक पट्टी जिस पर यम, यम के अनचर तथा नार- 
कीय यातनाओं का चित्रण अड्धित रहता हैं -- याव- 
देतद गृह प्रविश्य यमपटट दर्शयन गीतानि गायामि 
- मद्रा० १।१८, -- ब्रतम . यम को प्रसन्न करने के 
लिए ब्रत रखना 2. निष्पक्ष दण्ड विधान--मन ० 
९।३०७,--शासन:ः शिव, यमशासनालयक्षमाधघरस्पधें- 
नमाचचार स:---रा ० च० २।१२,--शभायम्‌ यम का 
वासस्थान । 

पमककाव्यम यमक-प्रधान कविता, 
यमक अलूकार की बहुतायत हो । 


यमलाजूनो दो अर्जुन के वृक्ष (जिनको क्ृष्ण ने बचपन में 
उखाड़ दिया था) । 

यमिका एक प्रकार की सूखी खाँसी । 

यमेरुका एक प्रकार का घण्टा जिस पर आघात करके 
समय की सूचना दी जाती ह । 

यव: [ यू--अच्‌ | . जौ 2. महीने का पहला पक्ष 3. गति, 
चाल 4. ज्योतिष का एक योग 5. जब, वेग 6. दगना 
उन्‍नतोदर शीशा 7. एक टापू का नाम | सम० - द्वीप: 
वर्तमान जावा टापू,--नाल: एक प्रकार का खाद्य 
पौधा । 

यवनाचाये: ज्योतिष के “ताजिक' नाम की कृति का 
विख्यात प्रणेता । 

यवनिका --यवनो पर्दा । 

यशस्‌ (नपूं०) [ अश स्तुती असुन्‌ धघातो: ल्यूट च | 
. कीति ख्याति, प्रसिद्ध 2. पृज्य व्यक्ति 3. प्रसाद 
4. धन 5. आहार 6. जल 7. विरल गणों का एकत्र 
संग्रह 8. परोक्ष कीति--छा० उ० ३।१८।३। सम०» 

धा कीति प्रदान करने वाला । 


(स्त्री०)) [| यज्‌--क्तिन नि० न संप्रसारणम | 
. लकडी 2. गदा 3. स्तम्भ 4. सहारा, टेक 5. ध्वज- 
दंड 6. डोरो, धागा 7. हार, लड़ी । सम ०--आधघात 
डंडे की मार,---उत्थानम लकड़ी की सहायता से 
उठना,--यन्त्रम्‌ समय को मापने के लिए ज्योतिष 
का एक साधन । 
यस्मात्‌ (अ०) 4. जिससे, जब से, जिस बात से 2. ताकि, 
जिससे कि । 
था (अदा० पर०) बिदा करना । 
याग: [ यज्‌-+घजञ्, कुत्वम | !. यज्ञ, आहुति 2. उपस्थान 


वह॒ काव्य जिसमें 


यष्टि 


( १३२० ) 


उपहार, प्रदान । सम०--कण्टक 4. ब्रा यजमान 
2. जो यज्ञ को बिगाड़ता ह,--संप्रदानम यज्ञीय 
पदार्थ को लेने वाला--पा० ४॥२।२४ पर काशिका, 
-“सृत्रम यज्ञीय यज्ञोपवीत, जनेऊ | 

यराच्णछा | याच-- नझ | . मॉगना। 2. साधृता 3. प्राथना 
सम०--जीविका,-- जीवनम भिक्षावत्ति पर जी 
वाला,-- भड्: प्राथना को ठकरा देना । 

याजुक: यजमान, यज्ञ करने वाला । 

याज्षसेन: | शिखण्डी का पंतृक नाम । 

याज्ञसेनि: | महा० ७।१४।४४ 

याज्या [ यज्‌--णिच्‌--यत्‌+टाप | आहुति देते समय 
प्रयक्‍त किया जाने वाला यज्ञीय नियम । 

यातिक: | यात-+-ठक | यात्री 

यातुनारी राक्षसी, पिशाचिनी - वश्राम त्रिजगती यातु 
यातुनारी--रा ० च० ७।१० | 

यात्य: नरक में रहने वाला । 

यात्राकर (वि०) जीवन का सहारा देने वाला (साधन) 

यात्रादानम्‌ यात्रा पर जाते समय दिया गया उपहार । 

यायथात्म्यम | यथात्मा+ष्यञ्यज | वास्तविक स्वभाव या 
प्रयोजन । 

घानम | या--ल्यट |] . जलयान, पोत 2. जन्म-मरण के 
चक्र से मक्ति का उपाय- तु० महायान, हीनयान 
3. वायवी रथ, हवाई गाडी। सम०--आस्तरणम 
गाड़ीं की गद्दी, बठने का आसन--म॒ृच्छ ०, स्वामिन्‌ 
गाड़ी का मालिक । 

याम (वि०) ( स्त्री०--मी ) [ यम-+-अण्‌ | यम से 
संबन्ध रखने वाला--याभिश्चिरं यातना:-मकुन्द ० 


१०, -मः (पं०) देवों का समदाय--याम: परिवतों 
देवं:---भाग ० ८(१।१८। सम० नादिन मर्गा,-पाल 
समय पालक, भद्ग: मच । 

यामिकाचर: 

तर | 2. उलल 

क्‍ ज्चिनीसक: । रा लस उ0० 2 | 

यामलम तन्‍्त्रग्रन्थ । 


यामि:,--मो, [या-+मि, डीप वा | 4. दक्षिणी दिशा 
2. भरणी नामक नक्षत्र । 


यावकः--कम्‌ | यव-/-अणु, स्वार्थ कन्‌ | एक ब्रत जिस में 

जौ खाकर रहना पड़ता है । 

 यावदध्ययनम्‌ (अ० ) पढ़ने के समय, विद्यार्थी अवस्था में । 

यावत्संपातम्‌ (अ०) जहाँ तक संभव हो । 

यावतिथ (वि०) जहाँ तक, जिस बिन्दु तक, जिस अंश तक। 

यावनीप्रिया पान की बेल । 

यावसिक: [ यवस-+-ठक | घसियारा, घास काटने वाला । 
(वि०) [ यज्‌-+-कक्‍्त | . जुड़ा हुआ, मिला हुआ 
बाँचा हुआ 2. जुए में जोड़ा हुआ 3. व्यवस्थित 4. सम- 
वेत 5, संपन्‍न, भरा हुआ 6. स्थिर किया 


। 


जमाया हुआ 7. संबद्ध 5. सिद्ध, अनमित 9. सक्तिय 
परिश्रमी 0. (ज्यो०) संयक्‍त, मिला हुआ। सम० 
>चेष्ट (वि०) उचित काय में संलग्न,-- वबाविन 
(वि०) उपयक्त बात कहने वाला । 

युक्‍तकमभ्त [ युक्त-+-कन | जोड़ा । 

युगस्‌ | यूजू- घञ्म, कुत्वं, न गुण: | 4. जुआ 2. जोड़ा 
3. चन्द्रमा की सापेक्ष स्थिति । सम० - धुर्‌ (स्त्री०) 
जूए को कील, मात्रम जूएकी लंबाई के बराबर 
माप अर्थात्‌ चार हाथ को लम्बाई, --वरत्रम जूए का 
फोता या तस्मा । 

पगन्धर:,-- रस गाड़ी को वह लकड़ी जिसमे जआ लगा 
रहता है । 

पगन्धरा एक देवी योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा 
युगन्ध रा-- ललिता ० । 

युगी (स्त्री०) बहुतायत योधयुग्या श्रसमद्ध्या यजे 
रौणादिक: कि: - कुत्वमाषम--महाभाष्य ५॥६३॥३ 
पर टीका । 

ग्म (वि०) | यजू+मक | सम, दो से भाग होने वाली 
संख्या,--ग्मंम 4. जोड़ा 2. संघ, जंकशन 3. संगस 
4. युगल 5. मिथन राशि | सम०--चारिन्‌ (वि०) 
जोड़े के रूप में घूमने वाला,--विपुला एक छंद का 
नाम,---शुक्तम्‌ आँखों में दो सफंदी के बिन्दु । 


5 | (म्वा० पर०) छोड़ देना, त्याग देना । 
पद्धिन ) | यछग--इनि | एक संकर जाति । 


पछ, यूुझडछ (म्वा० पर०) 4. भूल करना, भठक जाना 
2. बिदा होता, चले जाना । 

यद्धम [ यध-+क्त | 4. लड़ाई, संग्राम. झड़प, संधर्ष, समर. 
रे का विरोध या संघर्ष | सम० अवहारिकम्‌ 
युद्ध में जीतन पर प्राप्त सामग्री, संपत्ति, गरान्ध--बम्‌ 
रणभरी, यूद्ध का गीत, तन्‍त्रम यद्ध विज्ञान, संनिक 
शिक्षा, ध्वान: यद्ध का आक्रनन्‍्द, योजक (वि०) 
युद्ध भड़काने वाला,--व्यतिक्रम्: युद्ध कला के नियमों 
का उल्लंघन । 

पद़्कम | यद्ध+-कन | संग्राम, रण, समर, लड़ाई । 

युथिक (वि०) [ यघ्‌-+-ठन्‌ | लड़ाक, योद्धा, लड़ने वाला । 

घोदध (पृं०) [ यघध--तृच्‌ | योद्धा, सिपाही । 

ययक्‍्थ॒रः चीता या भेड़िय की जाति का जत्तु, क्षद्र व्या प्र, 
बिज्ज्‌ | 

यवन (वि०) [ य+कनिन | 4. जवान 2. हृष्ट-पुष्ट 
3. उत्तम,श्रेष्ठ (पं ० यवा)4. साठ वष का हाथी 5. एक 
संवत्सर। सम० जानि: वह पुरुष जिसकी पत्नी 
जवान है, यवजानिर्धनष्पाणि: . भट्टि० ५१३, 

पलित (वि०) समय से पूर्व जिसके बाल पक गय 

है, -_पा० २।१।६७ पर भाष्य,--हन शिशु ह॒त्या । 


( १३२१ ) 


युवक: | यूवन्‌ --कन्‌, नलोपः | जवान,तरुण । 

युवानक ( वि०) [ यवन--आनक न लोप: | तरुण, 
जवान | 

युवति: [ युवन्‌--ति | जवान स्त्री, 
पीले रंग की चमेली,--जन: तरुणी स्त्रियाँ । 

युष्मदर्थम्‌ (अ०) आपके लिए, आपकी खातिर । 

युष्मदायत्त (वि०) 
नियन्त्रण में है । 

पुष्मद्वाच्यम्‌ (व्या०) मध्यम पुरुष । 

युष्मद्विध (वि०) आप जैसा, आपकी तरह का । 

युष्पत्क (वि०) आपका, आपसे संबंध रखने वाला । 

यूकालिक्षम्‌ . जूं और उसका अंडा (ल्हीक ) 

प्ृषम्‌ (यु+थक्‌, पृषो० दी्:] 
समुदाय । सम०--चारिन्‌ 


रेवड, लहंडा, सम ह, 
| (वि०) जो सामूहिक रूप 
से (हाथियों की भाँति) घूमता है, किसी रेवड़ में या 
लहंडे में,-परिभ्रष्ट (वि०) अपने समूह से भटका 
हुआ, बन्धः रेवड़, लहंडा । 
वृथशः (अ०) [यूथ--शस्‌ | रेबड़ में, लहंडे में, पंक्ति में । 
यूप: [ य्‌ - पक, पृषो० दीघ॑:। 4. यज्ञीय स्थणा (जो प्राय: 
बाँस या खेर की लकड़ी की होती है) जिससे यज्ञीय 
पशु बाँध दिया जाता है 2. विजयस्तम्भ । सम० 
करमन्याय: वह नियम जिसके अनुसार विक्ृति से 
संबद्ध किसी विवरण का उत्कर्ष या अपकर्ष केवल 
उसी विवरण तक छागू रहेगा जिससे कि तदादि- 
तदन्त न्याय का उपयोग न हो सके--में ० सं० ५।१। 
२७ पर दशा० भा० | 
योग: [ युज्‌-| घज्म कुत्वम्‌ ] 4. आक्रमण--योगमाज्ञा- 
प्रयामास॒ शिवस्यथ बिधयं प्रति - शिव» १३।७, 
“2. सतत संसक्ति, लगातार मिलाना--मयि चानन्य- 
योगेन भक्तिर्यभिचारिणी--भग० . १३।१० 
3. समता, साम्य--समत्व योग उच्चते--भग० २|४० 
4. दुःख के' जों से छटकारा--दूःखसंयोगवियोगं 
योगस जशितग : भग० 85. मिलाना, जोड़ना 6. संपर्क 
7. उपयोग 8. परिणाम 9. जूआ । 
सिनू (वि०) जो योग का अभ्यास करता हे, 
“आशझ्या केवल आकस्मिक संपर्क के कारण व्यत्पन्न 
गाम--एषा योगाख्या योगमात्रापेक्षा न भूतवर्तमान- 
भविष्यत्संबन्धापेक्षा मी० सू० १।३।२१ पर 
शा० भा०-आपत्ति: प्रचलन में परिवत॑न,--क्षेम: 
[. समृद्धि, सुरक्षा 2. कल्याण, भलाई 3. घामिक 
कार्यो के निमित्त कल्पित संपत्ति “मत० ९|२१९, 
“दण्ड: योग की शक्ति से युक्त छड़ी जादू की 
छड़ी,---नाविक्ध:,-- नाविक, एक प्रकार की मछली, 
_ पदम्‌ स्वसकेन्द्रण की स्थिति, --पानम्‌ मूर्छा छानें 
वाले पदार्थों से यक्तशराब, पीनक,-- पीठम योग 


सम ०-- अभ्या- : 


जो कुछ आपके अधीन हैँ, आपके 


2. ल्हीक । 


कया "हा... हि ०००नृ्नाहाबहमाइ--गाए-०-_्नू... बा... आ.आ...........ऊ.....3...333नल8लतयनमााा न का... ........ 


३ 
तरुण। | सम ०--द्ृृष्ठा ' 


शिशााया०्य००--मजा पा मामा नाना, # १०४ इस --एन्‍ ००० 


का अभ्यास करते समय बंठने की विशेष मुद्रा, 
अुदष: गुप्तचर,--यथा योगपुरुषेरन्यान्‌ राजाधि- 
तिष्ठति-- कौ० अ० १२१, - अ्रष्ट (वि०) जो 
योग के भार्ग से पतित हो गया हे--शुचीनां श्रीमतां 
गहे योगश्रष्टोडभिजायते-- भग०,-- यात्रा प रमेश्वर 
से सायुज्य प्राप्त करने का मार्ग--युक्‍तत (वि०) 
योगमार्ग में संलूग्त--योगयक्तो भवाजून -- भग० 
“।२७, - वामनम्‌ गुप्त उपाय,कूटयुक्ति, कपटयोजना, 
कौ० अ०,--वाहक ( वि० ) विधघटनकारी (रसा- 
यन० ),-- विद्या योगशास्त्र,-- संसिद्धिः योगाभ्यास 
में पूर्णसाफल्य प्राप्त करना,-- सिद्धिन्याय: एक न्याय 
जिसके अनुसार नाना प्रकार के फलों को देने वाली 
एक विशिष्ट प्रक्रिया एक समय में केवल एक ही 
फल दे सकती हूं. दूसरा फल प्राप्त करने के लिए 
उस प्रक्रिया का पृथक्‌ रूप से दूसरा प्रयोग करना 
पड़ेगा मी० सू० ४॥३।२७-२८ पर शञा० भा० | 

योगिक (वि०) [योग--ठक्‌ ] अभ्यास के लिए अयक्त 
(जैसा कि यौगिक चाप तीरन्दाजी अभ्यास प्राप्त 
करने के लिए धनुष) । 

योग्य (वि०) [ युज्‌-+पण्यत्‌, योग -|- यत्‌ वा ] . उपयक्त, 
समुचित 2. पात्र 3. उपयोगी, कामचलाऊ- ज्यः 
(पु०) ै. पुष्प नक्षत्र 2. भारवाही पशु, -- ग्यम्‌ 
. सवारी, गाड़ी 2. चन्दन 3 रोटी 4. द्घ। 

योग्या [ योग्य--टाप्‌ ] ॥. एक देवी का नाम- योगिनी 
योगदा योग्या--छलिता० 2. पृथ्वी 3. सयं की 
पत्नी का नाम । 

योजनम्‌ [ युज्‌-+ ल्युट्‌ ] 4. जोड़ना, मिलाना 2. तत्परता 
व्यवस्था 3. परमात्मा 4. अंगूली 5. चार कोस की 
दूरी | 

योजित (वि०) [युज्‌+णिच्‌--क्त] 4. जूए 
2. प्रयुक्त, काम में लिया गया 
4. सम्पन्न । 

योधेय: [ योघा-+-ढक्‌ ] 4. योद्धा, एक वंश का नाम । 

योन (वि०) [ योनि-- अण्‌ | वंश या कुल से संबन्ध 
रखन वाला । 

योनि: [ यु+नि ] 4. ऋग्वेद की वह आधारभूत ऋचा 
जिस पर 'साम' का निर्माण हुआ 2. तांबा 3. मूल 
कारण 4. समझ का स्रोत--योनिन्न॑प्तिकारणं “बेदो- 
5खिलो पघमंमूल'मित्यादिनोक्तमित्यर्थ:--मी० सु० 
२।२५ पर शा० भा० 5. इच्छा--योनिपाताल- 
अप्तरामु-महा० १२।२५०१५। सम०--गण: 
गर्भाशय या मूलस्थान से व्यत्पन्न गुण,--वोष: 
।. योनिसंबन्धी विकार 2. स्त्री की जननेन्द्रिय में 
कोई दोष,--मुक्त (वि०) जन्म मरण के चक्र से 
छुटकारा पाये हुए,--म्रुद्दा अंगुलियों द्वारा ऐसी 


मे जोता हुआ 
3. मिला, संयकत 


( १३२२ ) 


विशिष्ट आक्ृति बनाना जो स्त्री की योनि से मिलती 


जुलती हो,-- संवरणम्॒‌,--संबत्ति: योनि या भग की : 
| यौनिकः | योनि--ठक्‌ | मध्यम वायू, सुहावनी हवा । 


सिकोड़ना,--संकटम्‌ पुनर्जन्म । 
योषाग्राह 
योषिदग्राह | व्यक्ति की पत्नी को ग्रहण करन वाला । 
योगपदमस दे० योगपद्यम । 


यौगपद्यम [| यगपद्‌--य ] भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही _ 
आदित्यवद्यौगपद्यम्‌ _ 


साथ एक वस्तु को देखना 


- मी० सू० १११।५ । 


विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, मतक 


यौन (वि०) [ योनि-+-अण्‌ ] (समास में) 4. मूल स्थान, 


उदगमस्थान--यत्राग्नियौनाइच वसन्ति लोका:--महा ० 


रक्‍्तसम्बन्ध --यौनानबन्धं॑ च समीक्ष्य काय--कौ० 
अ० २।१०,-- सम्बन्ध; दे० यौनानबन्ध । 


योवनस्‌ | यवन्‌ +-अण्‌ | जवानी, वयस्कता । सम ०--आरूढ 
(वि०) किशोर, वयस्क,-- उद्धदः !. जवानी के आवेश 
का मादक उत्साह 2. यौन प्रेम, काम वासना 3. जवानी 
की कली का खिलना 4. वयस्कता प्राप्त क रना-- कण्टकः, 
--कण्टकम,--पिडिका योवनारम्भ का संकेत करने 
वालो चेहरे पर छोटी-छोटी फिसियाँ, प्रान्तः जवानी 
के किनारे पर,--श्री: जवानी का सौन्दय । 

योवनीय (वि०) यवक, तरुण । 


१३।१०२।२५ <2.ग भावानसंस्कार | सम०---अनबन्ध: | य्वागली चावलों का मांड, यवागू । 


रकसा (स्त्री०) कोढ़ का एक भेद । 
रक्‍त (वि०) [रणज्ज्‌--क्त | 4. रजड्भा हुआ, रंगीन 2. लाल 
3. प्रिय, प्यारा 4. सुन्दर, सुहावना 5. अनुस्वार युक्त 


(स्वर),--क्तः (पुं०) 4. लाल रंग 2. मंगल ग्रह : 


3. शिव,--क्तम्‌ (तपुं०) 4. रुधिर, खून 2. ताँबा 
3. ज्ाफ़रान 4. सिन्दूर 5. आँखों का एक रोग 6. लाल 
चन्दन,-- ता (स्त्री०) ॥ लाख 2. गुझ्जा 3. आग 
की सात लपटों में से एक। सम०- कुमुदम्‌ लाल 


कमलिनी,--च्छद (वि०) लाल पत्तों वाला,--पद्मम्‌ 


लाल कमलरल,--बीज: 4. एक राक्षस जिसको दुर्गा देवी 


र्‌ 


० ००००-« -०+++.++»»म ॥++++ममूहुइ हुमा" हनन" गायाननात। बा. आजा... 3... 0... नाना "ता 22 धन न" 


ने मारा था 2. अनार का वक्ष,--विकार:ः रुधिर का 


ह्ास,--ष्ठीवी रुधिर थूकने वाला,-- स्रावः शरौोर के 
अन्दर नस फट जान से रक्‍त बहना । 

रक्ष (म्वा० पर०) सावधान होना, जागरूक होना । 

रक्षा [| रक्ष/अ--टाप्‌ | 4. बचाना, रखना 2. सावधानी 
सुरक्षा 3. चौकीदारी 4. रक्षा ताबीज 5. भस्म 
6, रक्षाबन्धन, पहुँची 7. लाख । सम०--प्रतिसर 
कलाई पर ताबीज की भाँति बाँधी जाने वाली पहुंची 
रक्षाबन्धन,--महोषधिः रक्षा करने की श्रेष्ठतम 
ओषधि । 

रक्षितकम [ रक्ष-+-क्‍्त, स्वाथ कन्‌ | सुरक्षा । 

रघः सूर्यवंश का एक प्रतापी राजा, दिलीप का पुत्र और 
अज का पिता । सम०--उद्वहः रघवंश में सर्वोत्तम 
राम,---कारः 'रघवश नामक काव्य का अजणता 
कालिदास । 

रडख (सम्वा० पर०) जाना । 

रदड्भः | रञज्जू+घध्ञा | 4. रंग, वर्ण 2. मंच, क्रोडागार, 
आमोद का सावेजनिक स्थान 3. श्रोतव्ग 4. रणक्षेत्र 


5. नाचना, गाना, अभिनय करना। सम०--क्षारः 
सुहागा,--तालः एक प्रकार का सद्भीत का माप,-द 
सुहागा,--नाथ:, राज:,. धामन,- शाथिन्‌ विष्णु के 
विशेंषण (मद्रास राज्य के श्रीरज्गम स्थान पर स्थित 
मन्दिर), प्रवेश: रज्ज्मज्च पर पधारना, वेदी पर 
उपस्थित होना, - मद्भलम वेदी पर “आवाहन उत्सव 
मनाना । 
रचनम्‌ [ रच्‌--ल्‍्युट्‌ ]) 4. योजना, उपाय 2. बाण में पंख 
जमाना | 
रचित (वि०) [ रच्‌-+क्त ] आविष्कृत, निर्मित । सम० 
--पुर्वे (वि०) जो पहले ही बन चुका हूं । 
रजयित्री [| रज्ज्‌--तृच्‌ +डीप्‌ | स्त्री चित्रकार। 
रजस (तपुं०) [ रञ्ज्‌-+-अशसुनत्‌ू, नलोप: | 4. धूल, गदा 
2. पुष्प की घल, पराग 3. अन्धेरा 4. आवेश, नतिक 
अन्धकार 5. तीनों गणों में दूसरा 6. भाप 7. बादल 
या वर्षा का पानी 8. पाप -- प्राथश्चित्तं च कुवन्ति 
तेन तच्छाम्यते रज:--रा० ४॥८।३४ | सम०--जुष 
(वि०) रजोगृण से युक्त, मेघः घूल का बादल 
--विधम्र (वि०) धल से भूरे रक्न का हुआ-यधि 
तुरगरजो विधूम्नविष्वक्‌'*' ““भाग० ११९।३४ | 
णम्‌ [रण--अप्‌ ] 4. यद्ध, लड़ाई 2. यद्धक्षेत्र । 
सम ० -- अतिथि: यद्ध चाहने वाला अतिथि--श्लाध्य 
प्राप्तो रणातिथि:ः पञ्च० २।१३,--माग: युक्धक्षेत्र 
में लड़ने की रीति,---रणायित (वि०) 'रण-रण' शब्द 
करता हुआ,--रसिक (वि०) लड़ाई का इच्छुक, 
-शरः:, - शौण्डः युद्ध कला में प्रवीण । 
रण्डाअ्रमिन्‌ (वि०) जो पेतालीस वर्ष को आयू के पश्चात्‌ 
विघर हो जाता हू । 


रण: 


( १३२३ ) 


रतोत्सव: कामकेलि. श्रृंगार परक क्रीडा । 

रतवेपरीत्यम्‌ सम्भोग या मंथन की प्रक्रिया जिसमें स्त्री 
पुरुष की भाँति आचरण करती हू । 

रतिः [ रम्‌+-क्तिन्‌ | . हषं, आह्लाद 2. आसक्ित, अनु- 
राग 3. यौनसुख 4. संभोग, मंथन 5. कामदेव को 
पत्नी 6. चन्द्रमा की छठी कला। सम० खेद: 
मंथुन करने से उत्पन्न थकावट, पाक्षः--बन्धः मंथन 
करने को विशिष्ट रीति,--रह॒स्यप्त॒कोक्कोंक पंडित 
द्वारा प्रणीत 'कामशास्त्र ,--सुन्दरः एक प्रकार का 
रतिबंध । 

रतूः (स्त्री०) . दिव्यनदी, स्वर्गगा 2. सत्य से युक्त 
शब्द या भाषण - रतुस्थात्‌ सत्यभाषकः - - कोश० । 

रत्नम्‌ [रम्‌-+-न, तान्तादेश:| . रत्न, जवाहर, मृल्यवान 
पत्थर 2, कोई भी अमल्य पदार्थ 3. कोई भी उत्तम 
या श्रेष्ठ वस्तु 4. जल 5 चुम्बक। सम०--जअहु: 
मूंगा,--अचलः आख्यानों में वर्णित लंका में स्थित 
एक पहाड़, -कुम्भः रत्नों से भरा हुआ घड़ा, - कट: 
एक पहाड़ का नाम, -गर्भे: 4. कुबेर 2. समद्र, 
“गर्भगणपतिः गणपति की एक विशेष मूर्ति,-रुछाया 
रत्नों की कान्ति- रत्नच्छायाव्यतिकरमिव प्रेक्ष्यमेतत 
पुरस्तात्‌ -मेघ ०,--धेगुः रत्नों के ढेर में (दान के 
लिए ) दी जान वाली प्रतीकात्मक गाय, पञचकम 
पाँच रत्न--सोना, चाँदी, मोती, हीरा, और मंगा, 
--वैरम सोना । 

रथः [ रम्‌ू+-कथन्‌ | 4. गाड़ी, बहली 2. पर 3. अंग, 
भाग, 4. शरोर 5. हु, आह्वाद । सम० आरोहः 
जो रथ पर बठ कर युद्ध करता हें, उड॒पः,-उड़पम 
रथ का ढांचा,--घोषः: रथ के चलने का 'घरधर' 
शब्द,--वारकः शूद्र द्वारा सरनन्‍्ध्री में उत्पन्न पृत्र, 
“ विज्ञानम,--विद्या रथ हाँकने की कला | 

रथन्तरम्‌ एक साम का नाम । 


रथिन्‌ (वि०) [रथ--इनि] (. रथ में सवार 2. रथ 
का स्वामी,--( पुं० ) 4. क्षत्रिय जाति का पुरुष 
“. रथ पर बंठ कर यद्ध करने वाला योद्धा । 

 रथ्या [रथ--यत्--टाप्‌ू | 4. सड़क 2. सड़कों का संगम 

स्थान 3. बहुत से रथ या गाड़ियाँ। सम०-- मल 


जो च् 


किसी सड़क पर प्रविष्ट होने का द्वार,--मगः गलो 
का कुत्ता । 

रबनः [रद्‌-+ल्यूट | दाँत । 

रदनम्‌ [रद्‌-ल्यूट्‌ | फाड़ना, कुतरना, खरचना । 

रन्ता (स्त्री०) गाय । 

रन्ध्रम्‌ [रध्‌-- रक्‌, नुमागमः] 4. छिद्र 2. जन्मकुंडली 
में लग्न से आठवाँ घर। सम०--ग्प्तिः दोषों या 
त्रटियों का छिपाना । 

रभसः [रभ्‌--असच ] विष, जहर । 


रमरणकः [रम्‌+ल्यूट्‌, कन्‌] एक द्वीप का नाम । 

रम्या [ रम्‌+यत्‌+टठाप्‌ |] (संगीत० ) श्रुति का एक भेद । 

रबणः [रु-+यूच्‌ ] . ऊंट 2. कोयल 3. मधुमक्खी 4. ध्वनि 
5. एक बड़ा खीरा । 

रवि: [रु अच्‌ (इ) | . सू्य 2. पर्वत 3. मदार का पौधा 
4. बारह को संख्या । सम० - इह्टः नारंगी, संतरा, 
“ध्वज: दिन, बिम्ब: सूयमंडल,-- सारथि: . अरुण 


2. उष:काल । 
रशना | अशू -+यच्‌ू, रशादेश: | . रस्सो 2. लगाम 
3. तंगड़ी । सम ०--पदर्ष कुल्हा,- भ्राह: रथवान, 
मालिन सूय । 


रस: [ रस-+अच |] 4. (वक्षों का) रस 2. तरल पदार्थ 
3. सुरा, पेय 4. घूंट, (दवा की) मात्रा 5. स्वाद, 
रस 6. प्रेम 7. प्रेम, अनुराग 8. हु, आमोद १9. ( साहि- 
त्यिक) रस 40. सत, अक व4. वीय॑ 42. पारा 
3. विष 44. गन्ने का रस 45. पिघला हुआ मक्खन 
6. अमृत 47. रसा (शाक भाजी का) ॥8. हरा 
प्याज 49, सोता 29. छः की संख्या का प्रतीक 
24 रसम्रहण करने का अंग जिद्ठा - भाग०८।२०।२७ 
22. पिघली हुई घातु। सम०-- इक्षः गन्ना, ---उत्पत्ति: 
(अल० ) 4. रस की निष्पत्ति 2. संजीवन रस की 
उपज,--घन (वि०) रस से भरा हुआ,--न्लानम्‌ 
भेषज्यविज्ञान,- तन्‍्धाजव रस या स्वाद का सृक्ष्म 
तत्त्व-निबलसि: स्वाद का न होना, रसहीनता, 
“भेद: पारे का निर्माण । 

रसना [रस+यच्‌| जिद्वचा। सम०» 
अग्रभाग,--मलघ जिदल्ठा की जड़ । 

रखबत्ता [रस +मतुप-+ तल-|टाप| कला की परख-सा 
रसवत्ता विहता -वासव० | 

रखातलस्‌ [पष० त०| 4. सात छोकों में से एक, पृथ्वी के 
नीचे का लोक, पाताल 2. लग्न से (जन्मकुंडली में ) 
चौथा घर । 

रस्था [रस-यत्‌--टाप्‌ | एक देवी का नाम ! 

रहस्पश्रयस्‌ विशिष्ट हुत शाखा के तीन मुख्य सिद्धान्त 
(ईश्वर, चित्‌ और अचित्‌ ) । 

रहितात्मनू [ब० स०] जिसके आत्मा न हो (अर्थात्‌ जो 
अपने आत्मा की बात का आदर न करता हो) ! 

शक्षस: [ रक्षस-/अण | . भृत प्रेत, पिशाच 2. हिन्दुओं 
में आठ प्रकार के विवाहों में से एक 3. एक संवत्सर 
का नाम । 

राग: [रज्ज्‌+घञा_| . प्रज्वलन 2. मिचेमसाला 3. प्रेम, 
आवेश, यौनभावना 4. लालिमा । सम०--वर्धन: 
एक प्रकार का (संगीत का) माप। 

राघवायणस्‌ रामायण । 

राधवोयम राघव को एक रचना, कृति । 


अग्रम॒जिद्दा का 


( (१३२४ ) 


राजन [राजू--कनिन्‌ | सोम का पोघा--एन्द्रत्व विधिव- ' 


दृत्तो राजा चामिषुतोश्नध: --रा० १॥१४।६। सम० 
--उपसेवा, राजा की सेवा करना,>गह्मम ऊँचे 
दर्ज का रहस्य,--देयम (भागम्‌ ) राजकीय दावा 
>पट्टिका (स्त्री०)) चातकपक्षी,--पिण्ड: राजा से 
आजीविका,--प्रसाद: राजा का अनंग्रह, महिषोी 
पटरानी, - मार्तण्ड: 4. (संगीत०) एक प्रकार की 
माप 2. इस नाम का एक ग्रन्थ,-- राज्यम कुबेर का 
राज्य---लिड्रम एक राजचिहक्न, वर्चस शाही मर्यादा 
--बल्लभ: राजा का प्रिय व्यक्ति, वत्तम राजा का 
आचरण, -- स्थानीय: राजा का प्रतिनिधि, वाइसराय । 


राजन्य (वि०) [राजन्‌--यत्‌,] राजकीय, शाही, नन्‍्य: 
क्षत्रिय जाति का पुरष। सम० बन्धः क्षत्रिय । 

राज्यम [ राजन्‌ ++यत्‌, नलोप:] ॥: राजकीय अधिकार 
प्रभसत्ता 2. राजधानी, देश, साम्राज्य 3. प्रशासन 
4. सरकार । सम०--अधिदेवता राज्य की प्रधानता 
करने वाली देवता, अभिभावकदेव, परिक्रिया 
प्रशासन, रूवमीः--श्री, प्रभ्सत्ता की कीर्ति, 

- स्थिति: सरकार । 

राजिः -- | (स्त्री०) | राज्‌--इन्‌, डीप वा ] . पंक्ति 

जो 2. काली सरसों 3. धारीदार साँप 4. खत 
5. ताल जिह्ठवा, काकक । सम० फल्ा एक प्रकार 
की ककड़ी । 

राणायनीयः ., एक आचाय का नाम 2, वंदिक शाखा का 
प्रवतेक । 

रात (वि०) प्रदत्त, अनुदत्त । 

रात्रि:,-त्री [रा+त्रिपू, डीप्‌ वा] . रात 2. रात का अंध- 
कार 3. हल्दी 4, ब्रह्मा के चार रूपों में से एक 5. दिन 
रात--में ० स० ८।१।१६ पर ज्ञा० भा०। समण० 
“+आगमः रात का आना, हद्विषः सूय,-नाथः चन्द्रमा 
“-भुजज्भू:-- सणि: चन्द्रमा,--सत्रन्यायः मीमांसा का 
एक सिद्धान्त जिसके अनूसार अथवाद में वणित फल 
ही ग्रहण किया जाता ह जब कि विधि में कमफ्रल 
का वर्णन न किया गया हो । 

राधा [ राघ--अच्‌ --ठाप्‌] !. वेशाख महीने की पूणिमा 
2. भक्तिमत्ता । 

राम (वि०) [रम्‌+घजञा ण वा.] 4. आह्लादमय, सुखद, 
सुहावता 2. सुन्दर, लावण्यमय 3. श्वेत, मः तीन 
ख्याति प्राप्त व्यक्ति (क) जमदग्नि का पुत्र परशुराम 


रमणोयता [रम्‌ ---अनीय -|- तलू ) सौन्दयं, चारुता । 


. रामण्यकम्‌ सोन्दय, मनोज्ञता । 


रामा (स्त्री०) एक छन्द का नाम । 


. रावितम्‌ [र--णिच - क्त | ध्वनि, स्वन-- स्यन्दने म्यरुच्य ता 


वीरा शद्धुरावितदुबंला: रा० ७।७।१२ | 

राशि: [अशु-- इज्य घातोरुडागमश्च] . ढेर, संग्रह, सम- 
च्चय 2. संख्या (गणित में) ज्योतिष का घर 
जिसमें २३ नक्षत्र समिमलित होते हें। सम०--गत 
(वि०) बीजगणित विषयक, -पः ज्योतिष के एक 
घर का स्वामी, दे० राश्यधिप । 


. राष्ट्रकः [राष्ट्र /-कन्‌ | दे० राष्ट्रिक । 


(ख) वसुदेव का पुत्र बलराम जिसका भाई कृष्ण था ' 
(ग) दशरथ और कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र, सीता- 


राम । सम० काण्ड: गन्ने का एक भंद, तापन, 
--तापनी, तापनीय उपनिषद एक उपनिषद क 
नाम,--लीला उत्तरभारत में नवरात्र के दिनों 
“रामायण का नाटक के रूप म॑ प्रस्तुतीकरण । 


। 
| 


राष्ट्रिकः [राष्ट्र +-ठक्‌ | 4. किसी देश का निवासी 2. राज्य 
का शासक 3. राज्यपाल । 


रास: रास+ घछञ_]. कोलाहल 2. शोर 3. वक्ता 4. एक 


प्रकार का नृत्य 5. शखला 6. खेल, नाटक । सम० 
--कैलिः वतंलाकार नाच जिसमें कृष्ण और गोपिकाएं 
सम्मिलित होती हैं । 


रासायन (वि०) [रसायन -+-अण | रसायनसंबंधी । 

रासायनिक (वि० [रसायन--ठक्‌] रसायन संबंधी । 

रिक्तीकू (तना० पर०) . रिक्त करना, खाली करना 
2. ले जाना, च॒रा लेना 2. चले जाना । 

रिक्थजातम्‌ (नपुं०) (किसी मृतक व्यक्ति की) समस्त 
संपत्ति संपर्ण आस्ति । 

रिष्ट: [रिष्‌-+कक्‍त | तलवार, कृपाण । 


रीतिः [री-+-क्तिन | नंसग्िक संपत्ति, स्वाभाविक गण । 
(वि०) [रुच+-मन्‌, नि० कुत्वम] . उज्ज्वल 

चमकदार 2. सुनहरी,-क्मः । स्वणनभिषण 2. घतूरा। 
सम०--आभ (वि० ) सोने की भाँति चमकीला-पात्री 
सुनहरी तश्तरी, पुद्ड (वि०) ॥. स्वर्णशर से यक्‍त 
सुनहरी बाण वाला 2. सुनहरी मठ वाला । 

रुचिप्रद (वि०) स्वादिष्ट, भूख लगाने वाला । 

रुचिर (वि०) [रुच--किरच्‌ | सुहावना, सुखद अथ वास- 
वस्य वचनन रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ -- कि० १२१ । 
सम०--अड्भदः विष्ण का नाम । 

रुचिष्य (वि०) [रुच्‌--किष्यन] भूखवर्धक, भूख लगाने 
वाला । 

रुण्ड: [रुण्ड-- अच ] घोड़ी और खच्चर के मेल से उत्पन्न । 
(वि०) [रुद--रक ] . भयानक, भयंकर 2. विशाल 
“दरें: . ग्यारह देवगण, जो शिव का ही अपकृष्ट 
रूप है, शिव उनमें मख्य हैँ 2. अग्नि 3. ग्यारह की 
संख्या 4. यजुबद का सक्‍त जिसमें रुद्र को संबोधित 
किया गया हु। सम० प्रयाग: एक तीथरकेन्द्र का 
नाम,--यामलरूम एक तन्‍त्र ग्रन्थ का नाम,-- बीणा ए 
प्रकार की वीणा । 

र॒द्रट: अलंकार शास्त्र के एक लेखक का नाम | 


( १३२५ ) 


रुद्धा [| रुघ-- क्त-+-ठाप | घेरा डालना । 

रुद्धमूत्र (वि०) [ ब० स० ] मत्रावरोध से रुूग्ण व्यक्ति । 

रुधिर;,--रम्‌ [ रुध्‌--किरच्‌ ] . लाल रंग 2. मंगल ग्रह 
>- खून, रक्त 4. जाफ़रान । सम०  प्लाबित (वि०) 
खून में भीगा हुआ । 

रुरुत्सा | रुप॒+-सन्‌--टापू, धातोद्वित्वम॒| अवरोध करने 
की इच्छा । 

रुवथ: | रु+अथः, कित | कुत्ता । 

रूढ (वि०) [ रुह +कक्‍्त | . चढ़ा हुआ, सवार, लदा 
हुआ 2. दूर-दूर तक विख्यात--आसकता धूरियं रूढा- 
“कि० ११/७७७। सम० बंश (थि०) उच्च कुछ 
का,--ब्रण (वि०) जिसके घाव भर गये हों। 

रूढि: | रुह +क्तिन्‌ ] 4. वृद्धि, विकास 2. जन्म 3. निर्णय 
4. प्रथा, रिवाज 5. प्रचलित अथं । 

रूक्ष (वि०) [ रूक्ष+अच ] 4. कठोर, रूखा 2. तीखा, 
चटपटा 3. चिकनाई से रहित (जैसे भोजन) -- क्ष: 
।, वृक्ष 2. कठोरता, रूखापन,- क्षम॒ . दही की 
मोटी तह 2. काली मिचे । सम० भाव: रूखा भाव, 
अमित्रत्व का रुझान,--बालुकम्‌ मध मक्खियों से 
प्राप्त शहद । 

रूक्षित (वि०) [ रूक्ष्‌ +-क्त ] कोपाविष्ट, कद्ध । 

रूप ( चुरा० उभ०) वर्णन करना - सविस्मयं रूपयतो 
तभदचरान--कि० ८।२६ । 

रूपम्‌ | रूप --- क, अच्‌ वा ] . सूरत, आकृति 2. रंग का 
भेद (काला, पीछा आदि) 3. कोई भी दृश्य पदार्थ 
4. नेसगिक स्थिति, प्राकृतिक दशा 5. सिक्का (जैसे 
कि रुपया) | सम०-- उपजीवनम्‌ सुन्दर या मोहक 
रूप के द्वारा जीविका लाभ करना महा० १२। 
२९४।५,--ध्येयम्‌ सौन्दर्य, खूब सूरती--परिकल्पना 
रूप मरता, रूप धारण करना,--भागापवाद: किसी 
इकाई को भिन्‍नों में परिवर्तित करना, विभाग: 
किसी पूर्णाक को भिन्‍न राशियों में विभकत करना 
--नृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । 

रूप्पम्‌ | रूपू+यत्‌ ] . चाँदी 2. मद्राड्ित सिक्‍का 
3. नेत्रांजज । सम० - धौतम चाँदी । 

रूष (वि०) [ रूष -/-अच | कड़वा । 

रेखामात्रम्‌ (अ०) पंक्ति से भी, रेखा द्वारा भी । 

रेणु: (पुं०, स्त्री०) [ रीयते: णः | 4. धूल, धूल कण, रेत 
2. फूलों की रज 3. एक विशेष माप-तोल । सम० 
- उत्पात: धूल का उठना,--गर्भ: एक घंटे तक चलने 
वाली बाल की घड़ी | 


रेणकातनय: | ष० त० | परशराम का विशेषण । 
रेणकासुत: 


2. धारा, प्रवाह 3. प्रजा, सन्‍्तान 4. पारा 5. पाप । 
सम० सेक: मथुन, संभोग,--स्खलनसम््‌, वीय॑ का गिर 
जाना । 

रेफ: 7: वरर' दब्द 2. 'र अक्षर 3. शब्द कण्ठे च 
सामानि समस्तरेफान्‌ --भाग ० ८।२००२५। सम० 
“एबिपुला एक छन्द का नाम, संधि: 'र' का श्रृति- 
सधर मल । 

रत: [ रेवर्ती+-अण्‌ |. बादल 2. पाँचवें मन्‌ का नाम । 

रोक्यम्‌ [ रोक-+यत्‌ ] रुधिर, खून | 

रोग: [ रुज्‌ +घऊञा ]॥. बीमारी, कष्ट 2. रुग्ण स्थान । 
सम० - उल्बणता रोगों का फूटना, ज्ञः डाक्टर, 
रोगियों का चिकित्सक,---ज्ञानम्‌ रोग का निदान, 
-भ्रेष्ठ: बुखार,--शसम: रोग का दूर हो जाना। “: 

रोचक: [ रुच+ण्वुल | शीज्षे का काम करने वाला या 
कृत्रिम आभषणों का निर्माता,--रा० २।८३।१३ । 

रोधस्‌ (नपुं०) | रुघध्‌ --असुन | !. तट, किनारा 2. पहाड़ 
का ढलान (जेंसा कि 'पर्वतरोधस' में) । 

रोप: [| रुह ++णिच्‌, हस्य पः, कर्मणि अच ] ॥. रोपण 
करना, पाध लगाना 2. स्थापित करना 3. बाण, तीर । 
सम ०  शिखी बाणों से उत्पन्त अग्नि -ने ० ४)८७ । 

रोपित (वि०) [ रुह +णिच्‌-+क्त |] . पौध लगाई हुई 
2. जड़ा हुआ रत्न 3. निशाना बांधा हुआ (बाण) । 

रोसन्‌ (नपुं०) [रु+सनिन्‌ | . शरीर के बाल 2, पक्षियों 
के पंख 3. मछलियों की त्वचा । सम०--सूची बालों 
मे लगाने की सूई । 

रोसश् (वि०) [ रोम-+-श | . बालों वाला, ऊनी 
2 स्वरो के अशुद्ध उच्चारण से य॒कत । 

रोमशी [ रोमश-+-ड्ोप ] गिलहरी । 

रोबणता [ रोषण-+ तल | क्रोघ, गस्सा । 

रोह: [ रुह +-अच्‌ ] . ऊँचाई 2. वृद्धि, विकास 
3. कली, अंकुर 4. जननात्मक कारण । 

रोहिणो [ रोह--इनि-डीप्‌ | 4. लाल रंग की गाय 
2. पाँच तारों का पूंज--रोहिणी नक्षत्र 3. वसुदेव की 
पत्नी ओर बलराम की माँ 4. बिजली 5. एक प्रकार 
का इस्पात । सम०--तनय: बलराम,--योग: रोहिणी 
का चन्द्रमा के साथ संयोग । 

रोद्र (वि०) [ रुद्र+अण ] व. रुद्र की भाँति प्रचण्ड 
2. भीषण भयंकर 3. रुद्र विषयक, रुद्र संबंधी । 


( १३२८ ) 


फंलाना--दश० २।२,--बस्भक (वि०) समाज 


को धोखा देने वाला, सामाजिक ठग, - धर्म: सांसारिक 
कतंव्य, - नाथः सूर्य,--परोक्ष (वि०) संसार से 
छिपा हुआ, -- प्रत्ययः सबका विश्वास, विश्व का 


प्राबल्य, - भत (वि०) जनसाधारण का पालक पोषक, 


- यज्ञः ससार के प्रति भला रहने की इच्छा लोके- 
१०।१८।५ पर शा० भा०,--रावण 


षणा--महा ० 
(वि०) संसार को कष्ट देने वाला--रा० ३।३३।१, 
“ वतनम्‌ लोकव्यवहार जिससे संसार की स्थिति 
बनी रहे,--विरुद्ध (वि०) लछोकमत के विपरीत, 
-“ विसर्गः 4. संसार का अन्त 2. गौण सृष्टि, 
“संबाधघः जनसमुदाय,--सुन्दर (वि०) जिसके 
सौन्दर्य की सब लोग प्रशंसा करें । 

लोकसात्‌ (अ०) लोगों की भलाई के लिए । 

लोचनम्‌ | लोच--ल्युट | . दर्शन, दृष्टि, ईक्षण 2. आँख । 
सम०--अज्चलः आँख की कोर,- आपात: झांकी, 
“आवरणम्‌ पलक,--परुष (वि०) देखने में विकराल। 

लछोभः [ लभ्‌ू+घणज्म_] 4. लालच, रालसा 2. इच्छा, 
प्रबल चाह 3. विस्मय, घबराहट, उलझन । सम० 
-“अभिपातिन्‌ (वि०) जो लालसा के कारण भागता 
है,-मोहित (वि०) लारूच से अन्धा । 


“बाहयः कुल से निष्कासित,--ब्राह्ममम सामवेद 
ब्राह्मण का मूल पाठ, लन (वि०) संसार में अकेला 
वनम्‌ बाँसों का जंगल, वर्धनः प्ुत्र--विस्तरः 


तन बीते... औ 2 फनन-थीनी0-+++--कि [गिरी कर-पकरम-+-गानातान 


लोसटकः लोमड़ । 
लोसविष (वि०) [ ब० स० ] जिसके बालों में जहर भरा हो । 
लोमशकण: बिल में रहने वाले जन्तुओं की एक जाति । 


लोलकर्ण (वि०) प्रत्येक की सुनने वाला । 


लोलहूम्बः भोरा, भ्रमर । 

लोष्टगृटिका मिट॒टी की गोली । 

लोष्टायते (ना०० धा० आ०) ढेले के समान समझना | 

लोहः [ लूयतेडनेन-ल--ह ] . लोहा 2. इस्पात 3. ताँबा 
4. सोना 5. अगर की लकड़ी। सम०---अग्रम लोहे 
की नोक,-उच्छिष्टम्‌ --उत्थम्‌ - किट्टम - मलम लोहे 
का जग, - कुम्भी लोहे की घड़िया,--चमंबत्‌ धातु की 
तश्तरी से ढका हुआ मात्र: बर्छी । 

लोहित (वि०) [ रुह+-इतन्‌, रस्य लः ]. आँख की 
पलकों का एक रोग 2. एक प्रकार का मल्यवान्‌ 
पत्थर, रत्न । 

लोहटयम पीतल । 

लोकिक (वि०) [ लोक-+-ठक्‌ ] . सांसारिक 2. सामान्य 
3. देनिक जीवन संबंधी । सम०--अग्नि: सामान्य 
आग जो यज्ञ कार्यों में प्रयक्‍कत न होती हो,--न्यायः 
सामान्यतः माना हुआ न्याय । 

लोहशास्त्रम्‌ घातुविज्ञान, धातुशोघन विद्या । 


वचनम्‌ [ वच्‌-+ल्यूट्‌ ] . बोलने की क्रिया 2. वक्‍तृता 
3. पाठ करना 4. उपदेश, धामिक पुस्तक का अंश 
5. आज्ञा, आदेश 6. परामर्श, अनुदेश। सम० 


व्‌ 
वंशः [| वम्‌+श |] . संगीत का एक विशेष स्वर 2. बाँस ' _ आख्यम्‌ टीन, जस्त,--इतर (वि०) सीधा, 
3. अहंकार, अभिमान 4. कुल। सम०--कमंन्‌ बाँस ' कील: अडुकश,--गुल्फः: ऊंट,--तालूम एक विशेष 
को दस्तकारी,--- कृत्यम्‌ बंसरी बजाना,- घरः | वातोपकरण, -- रेखा टेढ़ी लाइन । 
किसी कुल में उत्पन्न,--पत्रपतितम्‌ सत्रह मात्राओं | बड्धेरिका,] चंगेरी, बाँस आदि की बनी टोकरी । 
का एक छत्द,-पात्रम्‌ बांस को बनी टोकरी, | बह्धरी 
। 


. वशावली --स्थविलम्‌ एक छन्द का नाम । 
वश्यः बन्धु:, संबंधी, अपने कुल का । 


अवक्षेप: अपशब्दों से युक्त बात, - उपन्यासः सुझा- 
वात्मक वक्‍त॒ता, - क्रिया आज्ञाकारिता, -गोचर 


बक्तुकाम (वि०) बोलने की इच्छा वाला, 
वक्‍तुमनस्‌ (वि०) बोलने का इच्छुक । 


।. (वि०) बात चीत का विषय बनाने वाला, गौरवम्‌ 
। 
वक्‍तृप्रयोक्त्‌ (वि०) सिद्धान्तिक और प्रायोगिक (राज- 


शब्दों का आदर करना- पितुर्वंचनगौरवात्‌ --रा ० 
१,-- व्यक्ति: किसी उक्ति की यथार्थ साथंकता । 

बचोहरः दूत, रालची । 

वचस्विन्‌ (वि०) वाकपटु, बोलने में चत्र--इतीरिते 
वचसि वचस्विनामुना--शि० १७।१। 

उक्तवर्जम (अ०) सिवाय उसके जो कह दिया हूं । 

उक्तिः [ वच्‌--क्तिन्‌ ] ।. न्याय, कहावत 2. वाक्य 


नीतिज्ञ) । 

बक्र (वि०) [ वहुक्‌ -- रन्‌ पृषो० नलोपः ] 4. टेढा, मुड़ा 
हुआ 2. गोलमोल, अप्रत्यक्ष 3. घृंघराले 4. बेईमान, 
कपटी, जालसाज़, कः--, मंगलग्रह 2, दानिग्रह,- क्रम्‌ 
. ( ग्रह की ) टढ़ी नाल तदी का मोड़ । सम० 


( १३२९ ) 


3. वक्‍तृता, वक्‍तव्य, अभिव्यक्ति 3. शब्द की वाक्य 
शक्ति । 

वद्ञधः | वज-+-रन्‌ ] . बिजली, इन्द्र का शस्त्र 2. रत्न 
की सुई 3. रत्न, जवाहर 4. एक प्रकार का कुश 
प्रास 3. एक श्रकार का सन्‍्य व्यूहू। सम० - अंशुकम 
घारी दार कपड़ा,--अड्धित (वि०) 'वज्ञायघ के 
चिह्न से मुद्रित,--आकार (वि०), - आकृति (वि० ) 
वद्न को शक्ल वाला--कीट: एक प्रकार का कोडा, 
:पंञ्जरः सुरक्षित आश्रयगृह,-- म्‌ खः . एक प्रकार 
का कोड़ा 2. एक प्रकार की समाधि । 


वज्त्रकम्‌ | वज्भ--कन्‌ ] हीरा, जवाहर । 

वटः | वट्‌ू-+अच्‌ ] 4. बड़ का पेड़ 2. गंधक 3. शतरंज 
की गोट। सम० दल: /त्रमू,--पुटण्त बड़ का 
पत्ता । 

वडवा | बल-+-वा--क-+-टाप | 7. घोड़ी 2. एक नक्षत्र- 

: पुंज जिसे घोड़ी के सिर” के प्रतीक से व्यक्त किया 

जाता है । 

बणिज्‌ (पुं०) [ पण--इजि, पस्य व: ] +. व्यापारी, 
सोदागर 2. तुला राशि। सम० - कटकः काफला, 
--वहः ऊठ, -- वीथी बाजार । 

वत्‌ [| 'मतृप्‌ | अधिकरण अथ॑ में तथा “योग्य” अर्थ में 
लगने वाला मत्वर्थीय प्रत्यय--मै ० सं० १६।॥२।५ १ 
पर शा० भा० | 

वतु (अ०) विस्मयादि द्योतक 
“चुप अथे को प्रकट करता हैं । 

वत्सः [| वद--सः ] 4. बछड़ा 2. लड़का, पुत्र 3. सन्‍्तान, 
बच्चा 4. वर्ष, 5. एक देश का नाम। सम०--अनु- 
सारिणी लघु और दीघ॑ मात्रा का मध्यवर्ती क्रम भंग 
या अन्तर, - पदम्‌ तीर्थ, घाट, उतार । 

वत्सायितः [ वत्स-+-क्यच्‌ -- णिच्‌-]-क्त | बछड़े के रूप 
मे संवर्तित - वत्सायितस्त्वमथ गोपमणा यितस्त्वम्‌ 
“गारा०। 

बदनम्‌ [| वदुर--ल्युट्‌ ] . चेहरा 2. मुख 3. सूरत 
4. सामने का पक्ष 5. पहेली राशि 6. त्रिकोण का 
शिखर । सम० - आमोदमविरा मुख में मध्रगंघ से 
पंत सुरा,--उदरम्‌ जबड़ा, - पद्धूजम्‌ मुखारविन्द, 
कमल जैसा मृख,--पवनः श्वास, साँस । 

बधः | हन्‌ +अपू, वधादेश: ] 7. भग्नाशा 2. (बीज० में) 
गुग़नफल 3. हत्या, कतल । सम० राश्ििः जन्माद्ध 
में छठा घर । 

वधिक:,-कम्‌ कस्तूरी, मुश्क । 

वध्‌काल: वह समय जब कि कन्या दुलहिन बनती है । 

वधवरम्‌ नवविवाहित दम्पति । 

वध्यवासस [ ष० त० ] लालरंग के वस्त्र जो प्राणदण्ड 
प्राप्त पुरुष को फांसी देने के स़्रमय पहिनाये जाते हैं । 


अव्यय। 'सुनो' “बस' 


वनम्‌ | वन्‌--अच ] 4. जंगल 2. वक्षों का झूंड 3. घर 
4. फव्वारा 5. जल 6. लकड़ी का पात्र 7. प्रकाश 
को किरण 8. पंत । सम०-आझ (वि० ) केवल 
जेल पीकर जीने वाला, - उपलः गोवर के उपलछ, 
गोहे,---ओषधि: जंगली जढ़ी बूटी, -- भषणी कोयल, 
-- हास: काश नाम का घास । 

वन्दनकम सम्मानपूृर्ण अभिवादन । 

वन्य (वि०) [ वन-+यत्‌ ] 4. जंगली 2. लकड़ी का 
ता हुआ, - न्‍य: (पुं०) बन्दर--जघध्न॒व॑न्योहच 
नेऋता:ः--रा० ३१२८७॥२९ । सम०--वृत्ति (वि०) 

जेंगली उपज पर ही रहने वाला । 

वपनम्‌ | वप्‌-+-ल्यूट ] 4. बीज बोना 2. हजामत करना 
3. वीय॑ 4. क्षुर, उस्तरा 5. करीने से रखना, व्यवस्थित 
करना । 

बपा | वप्‌+अच्‌--टाप्‌ | 4. चर्बी 2. बिल, विवर 
3. दीमकों द्वारा बनी नमी 4. उभरी हुए मांसल 
नाभि । 

वपुष्मत्‌ (वि०) [ वपुस--मत्‌ ] 4. शरीर घारी 2. द्ृष्ट- 
पुष्ट 3. क्षतविक्षत, खण्डित । 

वग्न:-प्रम[ वप्‌ृ+-रन्‌ ] . फसील, परिवार, परकोटा 

८. ढलान 3. समुच्चय 4. भवन की नींव | 

वपश्ना वाटिका की क्‍्यारी । 

वमथ: [ बम्‌ + अथुच ] खाँसी । 

वमन: [ वम्‌--ल्यदट ] . रूई का छीजन 2. सन, सुतली, 
पटुआ । 

वयोबालू (वि०) अवयस्क वालक, थोड़ी आय्‌ का 
बालक ! 

वयुनम्‌ | वय्‌- वनन्‌ ] (वेद०) कर्म, का्य--विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वानू--ईश० १८ । 


वर (वि०) [ व्‌+अप ] उत्तम, श्रेष्ठ, बढिया, अनमोल, 
रः |. वरदान 2. उपहार, पारितोषिक 3. इच्छा 
4. प्रार्थना 5. दान 6. दूल्हा 7. जामाता। सम० 
“7 अरणि: माता--रा० ७।२३।२२, --आरुहः बैल, 
-इन्‍्द्री पुराना गोड देश,--प्रेषणम्‌ विवाह संस्कार 
का एक भाग जिसके अनुसार दुल्हे के मित्र किसी 
विशेष परिवार में दुलहन की खोज के लिए जाते _ 
7 पुदुषा: श्रेष्ठजन, - लक्षणम्‌ विवाह में संस्कार 
की बातें । 

वरासि: [ ब० स० ] खड्गधारी, तलवार रखने वाल । 

वराहपुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक । 

वरिवसित्‌ (वि०) [ व्‌--असुन्‌--वरिवस्‌ | तृच्‌ ] पजा 
करने वाला--न तच्च्चित्र तस्मिन्‌ू_ वरिवसितरि 
>-शिव ० 

वरिवस्यति (ना० घा० पर० ) अनुग्रह करना, क्वपा 
करना | 


( १३२८ ) 


फेलाना--दश० २।२,--वम्भभ_ (वि०) समाज 
को धोखा देने वाला, सामाजिक ठग, - धर्म: सांसारिक 
क॒तंव्य, - नाथः सूयं,--परोक्ष (वि०) संसार से 
छिपा हुआ, -- प्रत्ययः सबका विश्वास, विश्व का 
प्राबल्य, -- भत्‌ (वि०) जनसाधारण का पालक पोषक, 
-7 यज्ञः संसार के प्रति भला रहने की इच्छा लोकी- 
पंगामहा० ९०।१८।॥५ पर शा० भा०,--रावण 
(वि०) संसार को कष्ट देने वाला--रा० ३।३३।१, 
-7 वतेनस्‌ लोकव्यवहार जिससे संसार की स्थिति 
बनी रहे,-- विरुद्ध (वि०) लोकमत के विपरीत, 


“ विसर्ग:ः . संसार का अन्त 2. गौण सृष्टि, 


-“संबाध: जनसमुदाय,--सुन्दर (वि०) जिसके 
सौन्दर्य की सब लोग प्रशंसा करें । 

लोकसात्‌ (अ०) लोगों की भलाई के लिए । 

लोचनम्‌ [ लोच--ल्युट | . दर्शन, दृष्टि, ईक्षण 2. आँख । 
सम०--अज्चलः आंख की कोर,-- आपात: झ्ञमांकी, 
“-आवरणम्‌ परूक,--परुष (वि०) देखने में विकराल। 

लोभ: [ लभ्‌+घञ् | 7. छारलूच, लछालसा 2. इच्छा, 
प्रबल चाह 3. विस्मय, घबराहट, उलझन । सम० 
-जभिपातिन्‌ (वि०) जो लालसा के कारण भागता 
है,-मोहित (वि०) लालरूच से अन्धा । 


बंदाः [ वम्‌--श | . संगीत का एक विद्येष स्वर 2. बाँस 
3. अहंकार, अभिमान 4. कुल। सम०--कमंन्‌ बाँस 
की दस्तकारी,--- कृत्यम्‌ बंसरी बजाना, - घर: 
किसी कुल में उत्पन्न,--पत्रपतितम्‌ सत्रह मात्राओं 
का एक छन्‍्द,-पात्रम बांस को बनी टोकरी, 
“-बाहय:ः कुल से निष्कासित,--ब्राह्मणमम सामवेद 
ब्राह्मण का मूल पाठ, लून (वि०) संसार में अकेला 
“-वनम्‌ बॉँसों का जंगल, वर्धनः पृत्र,--विस्तरः 
वंशावली -- स्थविलम्‌ एक छन्द का नाम । 

वंइय: बन्ध॒:, संबंधी, अपने कुल का । 

वक्‍्तुकाम (वि०) बोलने की इच्छा वाला, 

वक्‍्तुमनस्‌ (वि०) बोलने का इच्छुक । 

वक्‍तृप्रयोक्त्‌ (वि०) सिद्धान्तिक और प्रायोगिक (राज- 
नीतिज्ञ ) । 

वक्त (वि०) [ वहुक -|- रन्‌ पृषो० नलोपः | . टेढ़ा, मड़ा 
हुआ 2. गोलमोल, अप्रत्यक्ष 3. घुंघराले 4. बेईमान, 
कपटी, जालसाज़, कः--4. मंगलग्रह 2, शनिग्रह,-  कऋ्रम्‌ 
. (ग्रह की) टेढ़ी चाल. 2. नदी का भ्रोड़। सम० 


"रा" जाा...........-...--.--मानमा॥ "गा माह" शा. मूह... ता नीका नाना -नााा......3... ..आ.ह-...... समा "जार". सा .ध.. नाता *गाया गा का। रा. अा.................-पुए-आ रा "गाहा"-गाएगा। "गाया .......ुु....ु.. ०... .ब....०.० ००... हम. (० हि वन. व्मूहुननननममन.. क्‍मूबन 


लोमसटकः लोमड । 

लोमविष (वि०) [ ब० स० | जिसके बालों में जहर भरा हो | 

लोमशकणे: बिल में रहने वाले जन्तुओं की एक जाति । 

लोलकर्ण (वि०) प्रत्येक की सुनने वाला । 

लोलूम्ब: भोरा, भ्रमर । 

लोष्टगूटिका मिट॒टी की गोली । 

लोष्टायते (ना०० घा० आ०) ढेले के समान समझना । 

लोहः [ लयतेब्नेन-ल--ह |] 4. लोहा 2. इस्पात 3. ताँबा 

4. सोना 5. अगर की लकड़ी । सम०--अग्रम लोहे 

|... की नोक,-उच्छिष्टम्‌ --उत्थम्‌ - किट्टम - मलूम लोहे 
का जंग, - कुम्भी लोहे की घड़िया,--चमंवत धातु की 
तश्तरी से ढका हुआ मात्र: बर्छी । 

लोहित (वि०) [ रुह--इतन्‌, रस्य लः ] . आँख की 
पलकों का एक रोग 2. एक प्रकार का मृल्यवान्‌ 
पत्थर, रत्न । 

लोहयम्‌ पीतल । 

लोकिक (वि०) [ लोक --ठक ] १. सांसारिक 2. सामान्य 
3. देनिक जीवन संबंधी । सम०--अग्निः सामान्य 
आग जो यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त न होती हो,-न्यायः 
सामान्यतः माना हुआ न्याय । 

लोहशास्त्रम घातुविज्ञान, धातुशोधन विद्या । 


-- आख्यम्‌ टीन, जस्त,--इतर (वि०) सीधा, 
कील: अकुकश,--गुल्फः ऊंट,--तालूम एक विशेष 
वातोपकरण, -- रेखा टंढी लाइन । 

वड़ुंगरिका, | चंगेरी, बाँस आदि की बनी टोकरी । 

बड्भरो 

वचनम्‌ [ वच्‌-ल्यूट्‌ | 4. बोलने की क्रिया 2. वकक्‍तृता 
3. पाठ करना 4. उपदेश, धामिक पुस्तक का अंश 
5. आज्ञा, आदेश 6. परामशं, अनुदेश। सम० 
अवक्षेप: अपशब्दों से युक्त बात, - उपन्यास: सुझा- 
वात्मक वक्‍तृता, - क्रिया आज्ञाकारिता, -गोचर 
(वि०) बात चीत का विषय बनाने वाला, - गौरवम्‌ 
शब्दों का आदर करना-पितुवंचनगौरवात्‌---रा० 
१,-- व्यक्ति: किसी उक्ति की यथार्थ साथ्थकता । 

बचोहरः दूत, रालची । 

वचस्विन्‌ (वि०) वाक्पट, बोलने में चत्र--इतीरिते 
वचसि वचस्विनामुना--शि० १७।१ | 

उकतवर्जेम्‌ (अ०) सिवाय उसके जो कह दिया हैं । 

उक्तिः [ वच्‌--क्तिन्‌ ] 7. न्याय, कहावत 2. वाक्य 


( १३२९ ) 


3 वेक्‍्तृता, वक्तव्य, अभिव्यक्ति 3. छब्द की वाक्य 
शक्ति । 

वज्ञः | वज्‌--रन ] 4. बिजली, इन्द्र का शस्त्र 2. रत्न 
की सूई 3. रत्न, जवाहर 4. एक प्रकार का कुश 
प्रास 3. एक प्रकार का सेन्‍्य व्यूह । सम० - अंशुकम्‌ 
बारी दार कपड़ा,- अद्धित (वि०) “वज्ञायध के 
चिह्न से मुद्रित,--आकार (वि०), - आकृति (वि०) 
वजत्ञ की शक्ल वाला--कीट: एक प्रकार का कीडा, 
ःपञज्जर:ः सुरक्षित आश्रयगृह,-- म्‌ खः 4. एक प्रकार 
का कोड़ा 2. एक प्रकार की समाधि । 


वज्रकस्‌ | वज्ञ--कन्‌ ] हीरा, जवाहर । 

बटः [ वट्‌अच्‌ | 4. बड़ का पेड़ 2. गंघक 3. शतरंज 
की गोट। सम० दल:,--पत्रमू,--पुठम बड़ का 
पत्ता । 

वडवा | बल-+-वा--क-+-टाप | 4. घोड़ी 2. एक नक्षत्र- 
पुंज जिसे 'घोड़ी के सिर” के प्रतीक से व्यक्त किया 
जाता है । 

बणिज्‌ (पुं०) | पण्‌--इजि, पस्य वः ] ॥. व्यापारी, 
सोदागर 2. तुला राशि। सम० - कटक: काफला, 
- वह: ऊंट, -- वीथी बाजार । 

वत्‌ | 'मतृप्‌ ] अधिकरण अर्थ में तथा 'योग्य' अर्थ में 
लगने वाला मत्वर्थीय प्रत्यय--मै ० सं० १६। २।५ १ 
पर शा० भा० । 

वतु (अ०) विस्मयादि द्योतक 
'चुप अर्थ को प्रकट करता है । 

वत्सः [ वद--सः ] 7. बछड़ा 2. लड़का, पुत्र 3. सन्‍्तान, 
बच्चा 4. वर्ष, 5. एक देश का नाम। सम०-अनु- 
सारिणी लघु और दीघ॑ मात्रा का मध्यवर्ती क्रम भंग 
या अन्तर, - पदम्‌ तीथ, घाट, उतार । 

वत्सायितः [ वत्स--क्यच्‌--णिच्‌ -क्त ] बछड़े के रूप 
मे संवर्तित -वत्सायितस्त्वमथ गोपमणा यितस्त्वम्‌ 
“जारा० । 

वदनम्‌ | वद्‌-ल्युट्‌ | 4. चेहरा 2. मुख 3. सूरत 
4. सामने का पक्ष 5. पहेली राशि 6. त्रिकोण का 
शिखर । सम० - आमोदमदिरा मुख में मधु रगंघ से 
युक्त सुरा,--उदरम्‌ जबड़ा, - पड्धुजम मखारविन्द, 
कमल जैसा मुख,--पवनः इ्वास, साँस । 

वधः | हन्‌--अप्‌, वधादेश: ]4. भग्नाशा 2. (बीज० में) 
पुणनफल 3. हत्या, कतछ । सम०  राशिः जन्माडुृ 
में छठा घर । 

व्धिक:,-कम्‌ कस्तूरी, मुशक । ॥॒ 

व्ध्काल: वह समय जब कि कन्या दुलहिन बनती हे । 

वधवरम्‌ नवविवाहित दम्पति । 

वध्यवासस्‌ [| ष० त० | लालरंग के वस्त्र जो प्राणदण्ड 
प्राप्त पुरुष को फांसी देने के समय पहिनाये जाते हैं । 


अव्यय। सुनो “बस' 


वनम्‌ [ वन्‌--अच्‌ ] 4. जंगल 2. वक्षों का झंड 3. घर 
4. फव्वारा 5. जरू 6. लकड़ी का पात्र 7. प्रकाज 
की किरण 8. पर्वत । सम० --आजञ्ञ (वि०) केवल 
जल पीकर जीने वाला, - उपलरः गोवर के उपल, 
गोहे,---ओषधि: जंगली जढ़ी बूटी, -- भूषणी कोयल, 
“: हीसः: काश नाम का घास । 

वन्दनकम सम्मानपूर्ण अभिवादन । 

वन्य (वि०) [ वन-|-यत्‌ ] 4. जंगली 2. लकड़ी का 
3 हुआ,  न्‍य: (पुं०) बन्दर--जध्नुवंन्योइ्च 
न ऋता:--रा० ३।२८७॥२९ । सम०--वृत्ति (वि०) 

जंगली उपज पर ही रहने वाला । 

वपनम्‌ | वप्‌-+-ल्युट्‌ | 4. बीज बोना 2. हजामत करना 
3. वीय॑ 4. क्षुर, उस्तरा 5. करीने से रखना , व्यवस्थित 
करना । 

बपा [ वप्‌--अच्‌--टाप्‌ | 4. चर्बी 2. बिल , विवर 
3. दीमकों द्वारा बनी नमी 4. उभरी हुई मांसल 
नाभि । 

वपुष्मत्‌ (वि०) [ वपुस-+मत्‌ ] 4. शरीर घारी 2. दृष्ट- 
पुष्ट 3. क्षतविक्षत, खण्डित । 

वग्र:-प्रम| वप्‌---रन्‌ ] . फसील, परिवार, प्रकोटा 

<. ढलान 3. समुच्चय 4. भवन की नींव । 

वप्रा वाटिका की क्‍्यारी । 

वमथ: [ बम्‌+ अथुच ] खाँसी । 

वमन: | वम्‌--ल्युट्‌ ] 4. रूई का छीजन 2. सन, सुतली, 
पटुआ ! 

वयोबाल (वि०) 
बालक । 


वयुनम्‌ | वयू-- वनन्‌ ] (वेद०) कमं, का्य-- विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वानू--ईश० १८ । 


वर (वि०) [ वृ+-अप्‌ ] उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया, अनमोल, 
रः 4. वरदान 2. उपहार, पारितोषिक 3. इच्छा 
4. प्राथना 5. दान 6. दूल्हा 7. जामाता। सम» 
-- अरणि: माता--रा० ७।२३॥२२, -आरुहः बैल, 
“इईन्‍्द्री पुराना गौड देश,--प्रेषणम विवाह संस्कार 
का एक भाग जिसके अनुसार दुल्हे के मित्र किसी 
विशेष परिवार में दुलहन की खोज के लिए जाते हू 
-: परुषा: श्रेष्ठजन, - लक्षणम्‌ विवाह में संस्कार 
की बातें | 

वरासि: [ ब० स० ] खड़गधारी, तलवार रखने बाला | 

वराहपुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक । 

वरिवसितू (वि०) [ वृ- असुन-वरिवस्‌ +-तृच्‌ ] पजा 
करने वाला--न तच्चित्र तस्मिन्‌ वरिवसि्तरि 
--शिव० 

वरिवस्थति (ना० घा० पर०) अनुग्रह करना, 
करना । 


अवयस्क वालक, थोड़ी आय का 


ऊँपा 


( १३३० ) 


वरुणात्मज: [ ष० त० |] जमदग्नि ऋषि का नाम । 

वरेण्य: गणशमाहात्म्य में वणित एक राजा का नाम । 

वगष्टिकस्‌ [ ष० त० ] व्यंजनों के आठ समह। 

वर्गोत्तमम्‌ . अनुनासिक वर्ण 2. ज्योतिष में किसी ग्रह 
विशेष की उच्चता को प्रकट करने वाला शब्द | 

वर्गक्ृत (वि०) | वर्ग--च्वि-|-क़ - क्‍त ] श्रेणियों में 
विभकत जिसके समुदाय बने हुए हों । 

वर्ण: [ वर्ण +अच्‌ | . रंग 2. सूरत, शक्ल 3. मनुष्यों 
को जाति 4. अक्षर, ध्वनि 5. शब्द, मात्रा 6. यज्ञ 
7. प्रशंसा 8. चोंगा 9. गीतक्रम । सम० - अनुप्रास: 
अक्षरों का अनुप्रास अलंकार,---अन्तरम . भिन्न जाति 
८. स्थानापन्न अक्षर,--अवक्ृष्ट: शूद्व--अवर 
(वि०) जाति की दृष्टि से अधम. ओछा,---तर्णकम 
ऊनी कालीन,--परिचय: संगीत में दक्षता, - भेदिनी 
मोटा अनाज, (बाजरा, कोदों ), - विक्रिया . अक्षरों 
में परिवर्तन 2. जाति में परिवर्तन । 

वर्णक: [ वर्ण+प्वुल | 4. वक्ता, वर्णन करने वाला 
2. आदश, नम्‌ना । 

वणि: [ वर्ण --इन्‌ ] . सोना 2. सुगन्ध । 

बतेनम्‌ [ व॒त्‌-- ल्यूट्‌ | 4. होना, रहना 2. ठहरना, बसना 
3. कम, गति 4. जीविका 5. जीवित रहने का साधन 
०. आचरण, व्यवहार 7. मजदूरी, वेतन 8. तकवा 
9. जिससे रंगा जाय- निहितमलक्तवतंनाभिता म्रम्‌ 
--+कि० १०।४२ ॥0, बार बार दोहराया गया 
शब्द 44. काढ़ा बनाना । सम०--विनियोग: मजदूरी 
बाँटना । 

वतमानम्‌ [ वृत्‌-- शानच ] विद्यमान काल, मौजूदा समय । 
सम ०-- आक्षेप: वर्तमान का विरोध,--काल: मौजूदा 
समय । 

वबति: [ वृतृ+-इन्‌ | अस्थिभड्भ के कारक सूजन । 

वर्तिका [ वृत्‌--- तिकन्‌ ] यष्टिका, छाठी--पलाशवर्तिकामे- 
का वहतः संहतान्‌ पथि - महा० १।३१।८ । 

वरतित [वृत्‌-+क्त | . मुड़ा हुआ, लढ़का हुआ 2. उत्पादित 
निष्पन्न 4. खर्च किया हुआ, बीता हुआ । 

वतिन्‌ (वि०) [ वृत्‌-- णिनि ] आज्ञा मानने वाला । 

बत्मन्‌ (नपुं०) [ वृत्‌--मनिन ] 7. पथ, मार्ग, रास्ता 
2. कमरा,कक्ष 3. पछक 4. किनारा। सम०» 
“ेओआयास: यात्रा के परिणामस्वरूप थकान । 
“ पातनम्‌ ताक में रहना, ताड़ में रखना । 

बत्स्यंत्‌ (वि०) [ वृत्‌+स्य-- शत ] होने वाला, प्रगति 

करने के लिए तत्पर । 

वर्धम्‌ [ वर्ध --अच | चमड़े का तस्मा या फीता । 

वधकी वेश्या, व्यभिचारिणी स्त्री । 

वर्धनक (वि०) [वृध्‌--णिच-- ल्यूट्‌ू, स्वाथ कन्‌] आह्वाद- 
कर, हषेप्रद, आनन्ददायक । 


वधमसान: [वृध्‌-- शानच्‌ ] . जैनियों का २४ वाँ तीर्थंकर 
2. पूर्व दिशा का दिकपाल हाथी । सम०-- गहम्‌ 
आमोद घर-- रा० २।१७।१८ |! 

वर्धभानकः [वर्धभान--कन्‌ ] हाथों में दीपक लेकर नाचने 
वालों की मण्डली | 

वर्धापनिकम्‌ . बधाई 2. बधाई के चिह्नस्वरूप उपहार । 

वर्धापिका परिचारिका, नस । 

वध्म: हणिया रोग । 

वर्ष: [वष्‌ -घज्ण_] 4. वर्षा होना 2. छिड़काव 3. वर्ष 
(केवल नपुं० में) 4. महाद्वीप 5. बादल 6. दिन 
रा० ७।७३।५ पर टीका 7. वासस्थान | सम० 
- कालः बरसात की ऋतु, गणः वर्षों की लम्बी 
श्रुखला,---पदस्‌ पत्रा, कलेण्डर,- रात्र: बरसा का 
मोसम । 

वर्षा | वर्ष +अच्‌ -/टठाप ] (स्त्रीलिग ब० व० में प्रयक्‍्त ) 
बरसात, वर्षा ऋतु । सम० -अधघोष: बड़ा मेंढक, 
भू (पुं०) . मेंढक 2. इन्द्रवष नामक कीडा 
वीरबहूटी, - मदः मोर । 

वर्षायिस (वि०) [ वृद्ध+ईयसुन, वर्षादिशः 
या पुराना । 

वर्षायस्‌ (वि०) [ वृष्‌--ईयसुन्‌ ] बौछार करने वाला, 
“तप: कृशा देवमीढा आसीढद्वर्षीयसी मही--भाग० 
१९०(२०।७ | 

वष्मंवीयंम्‌ [ ष० त० ] शरीर का बल । 

बलना | वल--यच्‌ ] घृमाव, फिराव । 

वलितस्‌ [ वल--क्त | काली मिर्च | 

वलज: अन्न का सग्रह--कर्षकेण वलजान्‌ पृपृषता--शि० 
१४।७ | 

वलम्ब: | अवर+लम्बू--अचू, भागुरिमते अकारलोपः ] 
लम्ब रेखा । 

वलभिनिवेश: [ स० त० ] ऊपर का कमरा । 

वलयम्‌ [ वल-- अयन्‌ ] समृदाय । 


वलि: [ वल-+इन्‌ | . तह, झुर्री (खाल पर) 2. पेट के 
ऊपर के भाग में तह 3. चौरी की मूठ - रत्नच्छाया- 
खचितवलिभिदश्चामरें: क्लान्तहस्ता मेघ० ३७ | 
सम०--पलितम्‌ झुरियाँ और सफ़ेद बाल (जो बढ़ापे 
का चिह्न हैं), --शानः बादल--नंष० १।१० | 

वल्क: | वल्‌-+क | 4. वृक्ष की छाठ, वक्‍कल 2. मछली 
की खाल 3. वस्त्र | सम० - फलः अनार का पेड़, 
. वासस (नपुं०) वक्‍कल की बनी हुई पोशाक । 

वल्कलिनू (वि०) [ वल्कल---णिति ] . वल्कल देने 
वाला (वक्ष) 2. वल्कल से आच्छादित । 

वल्गक: | वल्ग्‌--अच्‌, स्वार्थ कन्‌ ] कदने वाला, नाचने 
वाला । 

वल्मीक: [ वल--ईक, मुट्‌ च॒ ] 4. बमी, दीमकों से 


। बहुत बूढ़ा 


( (१३२१ ) 


बनाया गया मिट्टी का ढेर 2. शरीर के कुछ भागों में 
पूजन 3. वाल्मीकि महाकवि । सम०--ज:,--जन्मा 
ऋषि वाल्मीकि का विदेषण,--. भौमम्‌ राशि: बमी | 

वललभगणि: कोशकार । 

बललभजन: स्वामिन्री, प्रिया । 

वल्श: शाखा, टहनी --अव्यक्तमूल भुवनाडि ध्रपेन्द्रमहीनद्र- 
भोगेरधिवीतवल्शम्‌--भाग० ३'८।२९ | 

वशालोभः पालतू हथिनी को उपयोग में छाकर जंगली 
हाथी को पकड़ने की रीति मात० १०।७ । 

वश्ीकृत (वि०) [| वश--च्वि-|- क्र -+ कत | 4. अभिभूत 
4. वश में किया हुआ | 

वशोभूत (वि०) [ वश--च्वि +भू-+क्त | आज्ञाकारी, 
वश में हुआ | 

वश्यम | वश्‌ू+यत्‌ ] 4. जो वच्ष में किया जा सके 
2. लोंग । 

वदना [ वशू--युच्‌-+ टाप | एक प्रकार का कठाभूषण, 
हार। 

वषट्कृत (वि०) अग्नि में उपहत--प्राज्यमाज्यमसक्ृद्ष- 
टकृतम्‌ - शि० १४॥२५ । 

वसनम्‌ | वस्‌-ल्‍ल्युट्‌ ] 4. घेरा 2. दालचीनी के वृक्ष का 
(ता 3. तगड़ी (स्त्रियों का एक आभूषण) 4. रहना, 
निवास करना । सम०--सदझन तम्बू, टेट । 

वसनन्‍्तदूती कोयल । 

वसामेह: [ ष० त० ] एक प्रकार का मधुमेह । 

वसु: | वस्‌- उनत्‌ | 4. घी, घृत (जैसा कि '“वसोर्घारा' 
में ), 2. धन, दौलत, रत्न, जवाहर 3. सोना 4. जल | 
सम०_ उत्तमः भीष्म,---धारिणी घरा, पृथ्वी, -पाल: 
राजा,--भम्‌ धनिष्ठा नक्षत्र, - रोचिस्‌ अग्नि | 

वसोर्धारा रुद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ के अन्त मे 
उपहत हवि की अनवरत धारा । 

वस्तिः (पुं०, स्त्री०)) [ वस-+ति: | 4. बसना, रहना 
£. मूत्राशय 3. श्रोणि, पेडू। सम०---कमंन ( तपुं०) 
अनीमा करना, --कोशः मृत्राशय,-- बिलम मृत्राशय 
का विवर, छिद्र, रन्ध्र । 

वस्तु (नपुं०) [ वस--तुन ] 4. वास्तविकता 2. चीज 
3. घन-धान्य 4. सामग्री (जिससे कोई वस्तु बनाई 
जाय 5. अभिकल्पना, योजना। सम० -क्ष णात 
(अ०) ठीक समय पर, - तनत्र (वि०) वस्तुनिष्ठ, 
विषयपरक, - निर्देश: /. विषय सूची 2. एक प्रकार 
की नान्दी,--- पुरुष: नायक---अथवा सद्वस्तु पुरुष बहु- 
मानात्‌ - विक्रम० १(२,--भावः वास्तविकता,--. भ्त 
(वि०) सारयुकत, तथ्यपूर्ण, यथार्थ,--विनिमय: 
“बदल का व्यापार, --शक्तिस्‌ (अ०) परि- 
स्थितियों के कारण,--शन्य (वि०) अवास्तविक, 
“स्थिति वास्तविकता । 


वस्यस्‌ (वि०) ॥. अत्यत्तम 2. अपेक्षाकृत घनवान, 
3.श्रे यानू, अधिक समृद्ध(वेद०) - श्रेयान्‌ वस्यसोउसानि 
स्वाहा. तें० उ० । 

वहा | वह_-+-अच्‌ +टाप्‌ ] नदी, दरिया । 

वहनभद्भः | ष० त० ] जहाज का ट्ट जाना । 

वहित्रम्‌ [ वह -+इत्र | . किहती, पोत 2. चौकोर रथ, 
वर्गाकार या चतुष्कोण रथ । 

वह्निः [ वह +नि] 4. अग्नि 2. जठराग्नि 3. पाचक 
अग्नि 4. सवारी 5. यजमान 6. भारवाही जन्तु 7. तीन 
की संख्या । सम०-- उत्पात: अग्निमय उल्का,-कोण: 
दक्षिणपूर्वी दिशा --कोप:, दावाग्नि, पतनम्‌ स्वयं 
अग्नि की चिता में बेठ कर आत्माहुति करना-- धीजम 
सोना, -- भारकम्‌ पानी, जल, शेखरम्‌ केसर, कृकुम, 
जाफरान, संस्कार: दाहसंस्कार, अन्‍्त्येष्टि क्रिया, 
“एसाक्षिकम्‌ अग्नि का साक्षी करके । 

वह्विसातक आग लगा देना, अग्नि में जला देना । 

वा (म्वा० अदा० पर०) संघना | 

वाकोपवाकम्‌ दो व्यक्तियों की बातचीत, वक्‍तृता और 
उत्तर । 

वाकोवाक्यम्‌ तक शास्त्र, न्‍्यायशास्त्र । 


वाक्यम्‌ [ वच्‌+ण्यतू, चस्य कः ] 4. वक्तव्य 2. उक्ति 
3. आदेश 4. सगाई। सम०--आडम्बरः बड़े-बड़े 
शब्दों से यक्त भाषा,-प्रहः जिह्दा में लकवे का होना, 
“परिसमाप्ति: (स्त्री०) वक्‍तव्य की संपर्ति, - विलेखः 
लेखाधिकारी, हिसाब-किताब रखने वाल) अधिकारी, 
- सारथिः: अधिवक्ता, किसी की ओर से बोलने 
वाला । क्‍ 

वाग्मिन्‌ (वि०) [ वाच्‌ -- ग्मिन्‌ चस्य कः तस्य लोपः ] 
. वाकपटु 2. शब्दों से पूर्ण (पृं०) 4. वक्‍ता, बोलने 
वाला 2. बृहस्पति 3. विष्ण 4. तोता । 

वाच्‌ (स्त्री०) [ वच्‌ + क्विप, दीर्घ: ] 7. वाणी की देवता 
सरस्वती । सम०--अपेत (वि०) गूंगा,--आम्श्रणी 
!. सरस्वती के प्रसाद को प्राप्त कराने वाले ऋग 
मन्‍्त्रों का समूह 2. एक वेदिक ऋषि का नाम, 
- उत्तरम्‌ वक्‍तव्य को समाप्ति या उपसंहार,--केलि, 
“कैली बुद्धि की चतुराई के युक्त वार्ताछाप,--गम्फः 
कोरी बातचीत,-जीवन: विदूषक, ठिठोलिया,-- निम्ति- 
त्तम्‌ किसी उक्ति से प्रबोधन या चेतावनी-तच्चाकर्ण्य 
वाहनिमित्तज्ञ: पितरि सुतरां जीविताशां शिथिलीचकार 
-- हष ० ५,--पथः वाणी का परास,-- पाटवम्‌ वाणी 
की चतुराई,--पारीणः अभिव्यक्ति के परास को पार 
कर जाने वाला व्यक्ति, वाणी में पारद्भधत,--भटः 
(वाग्भट:) . आयुर्वेद विषय का प्रसिद्ध छेखक 
2. अलकार शास्त्र का एक प्रणेता, बिद्‌ (वि०) 
तके और युक्तियाँ देने में प्रवीण,--.-बिनिःसत उक्तियों 


( १३३२ ) 


के द्वारा प्रस्तृत--विस्तरः वाग्विस्तार, वाक्‌प्रपंच 
बहुभाषिता, सन्‍्तक्षणम्‌ सोपालंभ उक्ति, व्यंग्यवाक्य 
--सडगः शतरंजी वक्‍तृता, बहुविध भाषण, स्तब्ध 
(वि०) जिसको बाणी रुक गई हैं, जो बोल नहीं सकता । 

वाचयित (वि०) [ वच्‌--णिच्‌ --तृच्‌ ] जो सस्वर पाठ 
की व्यवस्था करता है । 

बाचस्पतिः | षष्ठी अलक समास | . वाणी का स्वामी 
2, वेद--महा० १४।२१।९ 3. एक कोशकार 
का नाम । 

वबाचस्पतिमिश्रः तन्त्रवातिक के प्रणेता का नाम । 


बाच्य (वि०) [वच्‌--ण्यत्‌ | 4. कहे जाने योग्य 2. अभिधा 
द्वारा प्रकट अर्थ 3, निन्दनीय। सम० लिड्ठ 
(वि०) विशेषणपरक, - बजितम्‌ कूटोक्ति, अभिधा 
शक्ति के द्वारा दुर्वोध उक्‍्ति, -- वाचकभाव:ः शब्द और 
अर्थ की स्थिति । 
वाजित (वि०) [ वाज--इतच्‌ ] पंखयकत (जंसे कि 
बाण) । 
वाजिन (वि०) [वाज--इनि] ॥. पक्षी - प्राणिवाजिनिषे- 
विताम--महा ० ७।१४।१६ 2. सात की संख्या । 
सम ०--गनन्‍्धः एक वक्ष का नाम,--विष्ठा बड का 
वक्ष, गूलर । 
वाट (वि०) [ वट-+अण्‌ | बड़ का वृक्ष । - 6: (पुं०) 
जिला । सम० - शूझ्डधला बाड़ । 
वाडवहरणम्‌ साँड घोड़े को दिया जाने वाला चारा । 
वाडवहारकः समद्री दानव । 
बाणः | वण--घक्म ] ध्वनन--वाणवाण: समासकतम्‌ 
->कि० १५११०। सम०--हब्दः बंसरी को आवाज़ | 
वात (वि०) [वा+क्त | 4. हवा से उड़ाया हुआ 
2. इच्छित, अभिलषित,-- तः . वाय 2. वाय की 
अधिष्ठात्री देवता 3. शरीर के तीन दोषों में से एक 
4. गठिया 5. जोड़ों की सृजन 6. वाय सरना, शरीर 
से वाय का निकलना । सम०--अदः बदाम का पेड़, 
अशन: साँप--वाताशनोहमिति कि विनतासुतस्य 
इवासानिलाय भुजगः: स्पृहयालताल:--रा० च० ५, 
---आख्यम ऐसा भवन जिसमें दो कमरे हों एक का 
मंह दक्षिण की ओर दूसरे का पूव की ओर,--आहार 
(वि०) जो वाय के ही पहारे जीवित रहता ह,-क्षोभ 
शरीर में वायप्रकोप के कारण हुआ रोग - चक्रम 
परकार से गोलाकार चिह्न लगाना पट: जहाज़ का 
पाल, पुरीशः केरल मे गृरुवयूर नामक स्थान पर 
देवता, रथ: बादल, सज्चारः सखी खांसी । 
वातन्धम (वि०) [द्वितीया अलुक ] फूंक मारने वाला । 
बातासह (वि०) गठिया रोग से ग्रस्त । 
वातिक (वि०) [वात-+ठक्‌ | 4. मोटापा या बादी से 
ग्रस्त 2. खशामदी 3. बाजीगर 4. चातक पक्षी । 


वादनक्षत्रमाला मीमांसकों के आक्रमण का उत्तर देने 
वाला वेदान्त का ग्रन्थ । 

वादित्रम्‌ [वद्‌-- णित्रन्‌ | वाद्ययन्त्र, संगीत का उपकरण । 
सम० - लगुड: ढोलक बजाने की लकड़ी । 

बाद्यकम्‌ [वाद्य --कन्‌ ] संगीत का उपकरण । 

वादगलम होठ । 

वाधूलम्‌ तंत्तिरीय शाखा का श्रौतसूत्र । 

वानचित्रम॒ विविध रंग का कम्बल । 

वानदण्डः: जूलाहे की खडडी । 


वान्त (वि०) [वम--क्‍त] . उगला हुआ, थका हुआ 
2. उद्बमन किया हुआ 3. गिराया हुआ। सम० 
प्रद: कुत्ता---आशिन्‌ (पं०) 4. राक्षस जो विष्ठा 
पर निवाह करता हू 2. वह व्यक्ति जो भोजन के 
लिए अपना गोत्र या वंशावली का उद्धरण देता हैं, 
-- वृष्टि (वि०) वह बादल जो पानी बरसा चुका 
हे - मेघ० । 
वापो [वप्‌ृ--इच्ण, ठछीप] बावड़ी, बड़ा कुआँ। सम०» 
- जलम्‌ सरोवर का पानी । 
वाम (वि०) [ वम्‌-+ण अथवा वा+मन्‌ ] [. बाँवा 
2. उल्टा, विपरीत, विरोधी 3. क्र, कठोर 4. दुष्ट 
5. मतोरम,--मः 4. कामदेव 2. साँप 3. छाती, ऐन, 
औड़ी 4. निषिद्ध काय॑े ( जसे सुरापान ), - मम 
. संपत्ति, दोलत 2. दुर्भाग्य, विपत्ति 3. कमनीय 
वस्तु । सम०  अज्भी (स्त्री०) सुन्दर स्त्री, कामिनी 
“इतर (वि०) दायाँ,--कुक्षि: बाई कोख,--नयना 
(स्त्री०) मनोहर आँखों वाली स्त्री, - स्वभाव (वि०) 
उत्तम चरित्रयक्त व्यक्ति--निरीक्ष्य कष्णापक्ृत॑ 
गुरोस्सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च--भाग० 
१।७।४२,-- हस्त: बकरी के गले का निरथेक स्तन । 


वामदेव्यम्‌ साममंत्र समह जिसका नाम उसके प्रवतंक 
ऋषि वामदेव के नाम पर पड गया । 

वासनीकृत (वि०) [वामन--च्बि---क-|-क्त] बौना बना 
हुआ, क़द में छोटा बनाया हुआ । 

वायसविद्या शकुन की विद्या जो कौवों के निरीक्षण से 
जानी जाती हूं । 

वायकुम्भ: हाथी के चेहरे का एक भाग--मात० १०।१। 

वायभक्ष: ]. जो वाय खाकर जीवित रहता हू 2. साँप । 

वायस्कन्धः वाय प्रदेश । 

वाघेटीयन्त्रम रहट, पानी निकालने का यन्त्र । 

वाधनी पानी की सुराही । 

वारण (वि०) [व-णिच-ल्यटद] हटाने वाली,--णम 
4. हटाना, रोकना 2. विध्न, बाधा 3. दरवाजा 
किवाड़,---णः 4. हाथी 2. कवच 3. हाथी की संड 
4. अंकुश । सम० - कृच्छः एक ब्रत का नाम 
-प्रुष्पः पोधे को एक जाति । 


( (१३३३ ) 


वाराशिः [| वार -|- राशि:| समद्र । 

वारि (नपुं०) [व+इजञज | 4. पानी 2. तरल या पिघला 
हुआ या बहने वाला पदार्थ । सम०--कटः गाँव के 
चारों ओर की खाईं, परिखा, - पिण्ड: चटटान का 
मेढक,--भवः शंख, साम्यम्‌ दूध । 

वारुणो [वरुण-|-अण | शराब का विद्येष प्रकार 
मदिरां पीत्वा--भाग० ११५२३ । 

बारूढः 4. समुद्रतटट, समद्रवेछा 2. अग्नि 3. किवाड़ का 
दल । 

वार्तानकर्षक: 

वार्तायन 

वातकिर्सन्‌ (नपूं०) खेती और मर्गी पालन का व्यवसाय । 

वार्तापति: नियोजक, काम देने वाला, स्वामी । 

वात्रध्नीन्याय: मीमांसा का एक नियम जिसके अनसार 
विवरण यदि मुख्य सामग्री के साथ उपयक्त न लगे 
तो उसे सहायक सामग्री के साथ जोड़ दिया जाय-- 
मी० सू० २।१।२३ पर शा० भा० | 

वादरम . रेशम 2. जल 3. दक्षिणावर्तं शंख । 

बादलम बरसात का दिन । 

घाधयम्‌ एक प्रकार का नमक । 

वाध्शाणस्‌ . एक पक्षी 2. बढ़ी बकरी । 

बालुकायन्त्रम_ रेत से स्नान करना, शरीर पर रेत मलना । 

वाबवात (वि०) प्रिय, प्रीतिभाजन, स्नेहभाजन । 

वास: [| बस-+घजञ्ा | 4. सुगन्ध 2. रहना 3. आवास 
4. एक दिन की यात्रा 5. वासना 6. स्वरूप, आकृति । 
सम ०--पर्यय: आवासस्थान का परिवततंन,--प्रासाद: 
महल । 

वासना [वास्‌ --यूच्‌--टाप्‌ | (गणित० ) प्रमाण, प्रदर्शन । 

वासनामय (वि०) भाव तथा भावनाओं से यक्‍त । 

वासित (वि०) [वास--क्त | पवित्रीकृत, शिक्षित, उन्नीत 
सुधारा गया -न० २१।११९ । 

वासर:,-रम [वास--अर] दिन, 
2. एक नाग का नाम । 

फृत, - मणि: सूय । 

वासबि: . इन्द्र का पुत्र जयन्त 2. अर्जुन 3. वालि । 

वासवेय: [वासवी-|-ढक | व्यास का नाम-महा ० १।१॥५९ । 

वासस्‌ [वस्‌ --णिच्‌ ---अस्‌ | 4. वस्त्र 2. कफन 3. पर्दा । 
सम०---उदकम वस्त्र को निचोड़ने पर उससे 
निकला हुआ पानी जो प्रेतात्माओं को उपहत किया 
जाता ह-वक्ष: आश्रयपादप, शरण प्रदान करने वाला 
पेड़ । 

वासिष्ठम्‌ रक्‍त, रुधिर, खन । 

वासिष्ठरामायणम्‌ एक ग्रन्थ का नाम (यह ज्ञानवासिष्ठ 
के नाम से भी प्रसिद्ध ह) 

वास्तु (पुं०, नपुं०)) [ वस-+-तुण ] 4. भवन बनाने के 


वारणीं 


। 4. चर 2. दूत 3. वत्तवाहक । 


-- र₹; . समय, बारो 
सम०-- कन्यका रात, 


निर्मित्त नियत भूमिखण्ड 2, आवास 3. सभाभवन 
सम०--कम न्‌ू (नपुं०) . भवन निर्माण करना 
भवन निर्माण का प्रारूप, - ज्ञानम वास्तु कला, भवन 
निर्माण का प्रारूप या अभिकल्प, देवता भवन की 
अधिष्ठात्री देवता,- विद्या स्थापत्यः कला, भवन- 
निर्माण विज्ञान,--निधानम_ भवन संरचना, । 

वास्तुक (वि०) यज्ञ भूमि पर अवशिष्ट रही सामग्री 
- उवाचोत्त रतोथ्म्यत्य ममेद॑ वास्तुक॑ वसु--भाग० 
९।४।६ | 

बालन: दिवस, दिन । 

वह: [ वह +घञ | . ले जाने वाला 2. कुली 3. भार- 
वाहक 4. घोड़ा 5. बेल 6. भसा 7. सवारी । सम० 

वार: घृड़सवार, रिपु: भसा, - बवाहः रथवान, 

रथ को हॉकने वाला--स्ववाहवाहोचितवंषपेशलरू 
“० १।६६,--वाहनस चप्पू -रा० २।५२।६, 
वाहम्‌ (पुं०) अग्नि । 

विराज्‌ पक्षियों का राजा, बाज पक्षी । 

विक (वि०) [ व० स० | . जलहीन 2. अप्रसन्‍्न । 


विकच (वि०) [ विकच्‌ --अच्‌ ] . खिला हुआ, खला 
हुआ 2. फला हुआ, बखरा हुआ 3. केशशन्य 
4. चमकीला, देदीप्यम।न-चन्द्रांशविकचप्ररूयम -- रा ० 
२।१५।९॥ सम०--श्री (वि०) उज्ज्वल सौ से यक्त 
अनिन्य लावण्य से सम्पन्न । 

विकचित (वि०) [ विकच--इतच्‌ | खुला हुआ, खिला 
हुआ । 

विकटः गणेश,---टम् 4. रसौली 2. चन्दन, 3. सफेद 
संखिया । 

विकथा असंगत बातें । 

विकत (वि०) [ वि+कृ+-तत्र | बाधा डालने वाला 
>“राक्षसा ये विकर्तार:--रा० १/११॥१० । 

विकवच (वि०) [| ब० स० | कवचहीन, जिसके पास 
जिरह बख्तर न हो । 

विकाझक्षा [| वि+काडइक्ष +#अझू-टाप्‌ | ॥. 
उक्ति 2. इच्छा न हीना 3. संकोच । 

विकार्य: [ वि+-$#+पण्यत ] अहूं, अहंकार, अभिमान । 

विकाश: | वि+काश --अच | उज्ज्वलता । 

विकुक्षि (वि०) बड़े पेट वाला, उभरी हुई तोंद वाला । 

विकूबर (वि०) जिसमें कोई लम्बी रूकड़ी न लगी हो । 

विकू (तना० उभ०) बदनाम करना, कलडद्ूू लगाना अनाय॑ 
इति मामार्या:'*'“*““विकरिष्यन्ति--- रा० २।१२।७८ । 

विकृत (वि०) [ वि+क-+कक्‍्त ] 4. परिवर्तित, बदला 


मिथ्या 


हुआ 2. अपूर्ण, अघ्रा 3. अप्राकृतिक 4. आश्चय॑- 
जनक 5. विरक्‍्त, -तम्‌ (नपुं०)) . परिवर्तन 
2, रोग 3, अरुचि 4. गर्भ्नाव--मन्‌ ० 


१९।२ ४७ 
5. दुष्कृत्य---रा ०---७।६५। ३४ । 


( १३३४ ) 


विकटनितम्बा 4, एक कवथित्री का नाम 2. डा० राधवन 
रचित 'एकांकी' 

विकृति: [वि-+#--क्तिन्‌ ] 4. शत्रता 2. आभास 
3. गर्भस्नाव 4. व्यृत्पन्न (व्या० में) । 

विकर्षणम्‌ | वि-+-कष-- ल्यद । 4. भोजन से विरक्ति 


2. अन्वषण । 

विकृष्टसीमान्त (वि०) जिसकी सीमाएं वधित की 
गई हैं । 

विक्‌ (तुदा० पर०) . उडलना 2. (ठंडी साँस) आह 
भरना । 


विकिरः [ वि+क--अच्‌ | कुछ गोण पितरों को प्रसन्न 
करने के लिए बखेरा गया चावरू । 

विकिरान्नम्‌ दे० विकिर 

विक्लप्‌ (भ्वा० आ०) |. दुविधा का वर्णन करना 
2. विचार करना । 

विकल्प: [ विक्लप्‌--घज्स ]१. उत्पत्ति--भा० ११२५४ 
२७ 2. मान लेना, उक्ति 3. उत्प्रेक्षा, कल्पका । 

विकल्पित (वि०) [ विवल॒प्‌ +-क्त ] 4. तत्पर, व्यवस्थित 
2. संदिग्ध, कल्पित 3. विभक्‍त । 

विकेशतारका घृमकेतु, पुच्छलतारा । 

विक्रम्‌ (म्वा० आ०) पराक्रम दिखाना । 

विक्रम: [ विक्रम--घञ्ा | 4. ग्रु स्वर, उदात्त स्वराघात 
2. जन्म कुण्डली में लग्न से तीसरा घर । 


विक्रमितम्‌ [ विक्रम --णिच्‌ --कक्‍्त |] पराक्रम, शोय । 

विक्रिया [ विक्ृ+-श--टाप्‌ |] . चोट, आघात, हानि 
2. लोप । 

विक्रय: | वि-क्री+अच | 7. बिक्री 2. विक्रयम॒ल्य 


3. मण्डी । सम० - पत्रम बिक्री की दस्तावेज - बीथि 
वाजार । 

विक्रीड: [ वि+कीड --अच ] 4. खेल का मंदान 
2. खिलोना । 


विक्रोष्टट (पुं०) [ विक्रश--तृच| जो सहायता की 
पुकार करता हें । 

विक्लवम्‌ | वि--क्ल--अच्‌ ] क्षोभ---रा ० २।४४।२५ । 

बविक्लवता | विक्लव--तलू--टाप्‌ | भीरुता, कायरता 
भवति हि विक्लवता गृणो5ड्भनानाम्‌ - शि० ७४३ । 


विक्षिप्‌ (तुदा० पर०) ॥. दबाना 2. उछालना 3. (धनुष) 
झकाना । 

विक्षिप्त (वि०) [ विक्षिप-+क्त ] विस्तारित, प्रसारित 
फूलाया गया । 

विक्षेपः [ विक्षिप+घञा ] 7. अवहेलना (जंसा कि 
'समय विक्षेप' में 2. विस्तार । 

विगतक्लम (वि०) | ब० स० |] जिसकी थकान दूर हो 
गई ह । 

विंगतासु (वि०) [ ब० स० ] निष्प्राण, मृतक । 


विगद (वि०) [ ब० स० | रोग से मुक्त । 

विगहिताचार (वि०) | ब० स० ] जिसका आचरण निद्य 
हैं, घणित आचरण से यक्‍त । 

विग्रहप्रहणम [| ष० त० ] रूप धारण करना, शरीर या 
मति धारण करना । 

विग्रहेच्छ: [ ष० त० ] लड़ाई का इच्छुक । 

विग्रहिन (पंं०) [ विग्रह--इनि | युद्ध मंत्री । 

विधसम्‌ [वि-अद --अप्‌, घसादेश:] 4. मोम 2. अधचबा 
कौर। सम०--आहञझ्य:ः ( पूं०) जो खाने से बचे हुए 
उच्छिष्ट भोजन को करता हूं, कौवा । 

विध्नोपशान्सि: बाधाओं को हटाना । 

विचक्ष (अदा० आ०) 3. कहना, घोषणा करना 2. प्रकट 
करना 3. सोचना, अटकल लगाना । 

विचटनम्‌ | विचट--ल्यूट ] तोड़ना । 

विचन्द्र (वि०) | ब० स० | चन्द्रहीन, चन्द्रमा से रहित । 

विचर (म्बा० पर०) . चरना, घास खाना 2. भूल हो 
जाना, गलती करना-हविधि व्यचरत्तन वषट॒कार 
गणन्‌ द्विजः--भाग ० ९।१॥१५ । 

विचर (बि०) [ विचर्‌-+अच ] भश्रान्त, विचलित--न 
त्वं धर्म विचरं सञ्जयह---महा ० ५१२९।४ । 

विचारमढ (वि०) 7. मे, 2. निर्णय करने में अज्ञानी। 

विचर्मन (वि०) कवचहीन, जिसके पास जिरह बख्तर 
नहो। 

विचलित (वि०) [ विचल--क्त ] !. पथश्रष्ट, सहीमागे 
से भटका हुआ 2. अवलप्त, अन्धा किआ हुआ । 

विचालिन (वि०) [ विचाल--इनि ] अस्थिर, परिवत्य 
अस्फुट,-- विचाली हि संवत्सरशब्द:--मी ० सू० ६। 
७।३८ पर शा० भा० । 

विचिकित्सित (वि०) संदिग्ध, संदेह पूर्ण । 

विचित्रित (वि०) [ बिचित्र -इतच्‌ | रंगा हुआ, सजाया 
हुआ, रंगविरंगा । 

विचिन्तनम[ विचिन्त्‌-ल्यूट्‌ ] 7. विचार, चिन्तनम्‌ 
2. देख-भाल, चिन्ता, फ़िकर । 

विचिन्ता | विचिन्त--अच --टाप | दे० 'विचिन्तनम ॥ 

विचेयम्‌ | विचि--ण्यत ] गवेषणीय । 

विचेष्टनम | विचेष्ट--ल्यट ] हाथ पर हिलाना, प्रयास 
करना । 

विचेष्टा | विचेस्ट--अरहू--टठाप्‌ ] 7. प्रयत्न 2. गति 
3. संचरण । 

विच्छिन्न (वि०) | विच्छिद +-क्त | . चीरा हुआ, फाड़ा 
हुआ 2. तोड़ा हुआ, बांटा हुआ 3. चितकबरा 
4. समाप्त किया हुआ 5. गुप्त 6. उबटन आदि लेप 
किया हुआ। सम०--आहुति: आहुति देता-भज्ड 
करके, -- औपासनम नित्य. सन्ध्योपासना करना 
जिसका नरनन्‍्तयं भज् हो गया हो--अर्थात्‌ कभी करना 


( १३३५ ) 


कभी न करना, --प्रसर (वि०) जिसकी प्रगति में 
बाधा पड़ गई हू, -- सद्य (वि०) जिसने सुरापान छोड़ 
दिया है । 

विच्छेद: [ विच्छिद्‌ + घज्म ] भेद, प्रकार । 

विच्छुरणम्‌ [ विच्छुर्‌ + ल्यूट्‌ ] बिखेरना, छिटकाना, बुर- 

कना । 

विजद्धघ (त्रि०) [ ब० स० ] जिसके पहिये न हों, चक्त- 
हीन (रथ) । 

विजन्या (वि०) गर्भिणी । 

विजल (वि०) [ ब० स० ] जलहीन, जहाँ पानी न हो । 

विजर्जर (वि०) व. जीणंशीणं, ट्टा-फूटा 2. विध्वस्त, 
उच्छिन्न | 

विजय: [ विजि-+-अच्‌ ] 4. जीत, फ़तह 2. एक विशिष्ट 
मुहृत 3. तीसरा महीना 4. एक प्रकार का संन्यव्यह। 
सम०--ऊजित (वि०) जीत (फ़तह) से प्रोत्साहित, 
-“दण्ड: सेना की एक विशेष टुकड़ी । 

विजिधित्स (वि०) [ ब० स० ] जिसकी भूख नष्ट हो 
गई हो । 

विजिहोर्षा [ वि--ह+सन्‌+-अ--ठाप ] इधर-उघर 
घूमने या खेलने की इच्छा । 

विज्‌म्भिका . साँस लेने के लिए मृंह खोलना 2. जम्हाई 
लेना । 

विजृस्भित [ विजुम्भू +-क्त ] 4. जो जम्हाई ले चका हैं 
2. जम्हाई लेने वाला । 

विज्जिका एक कवयित्री का नाम -नीलोत्पलदलद्यामां 
विज्जिकां मामजानता । वुर्थव दण्डिना प्रोक्‍्ता सर्वे 
शुक्ला सरस्वती ॥ (उस कवथित्री का अब तक यही 
एक इलोक उपलब्ध हुआ ह) । 

विज्ञानम्‌ [ विज्ञा+-ल्युट | . ज्ञान का अंग या बद्धि 
2. इन्द्रियातीत ज्ञान । 

विज्ञानभिक्षु: एक बौद्ध लेखक का नाम । 

विज्ञानस्कन्धः बौद्ध दर्शन के पाँच स्कन्धों में से एक । 

विज्ञेय (वि०) [वि ज्ञा+ण्यत्‌ ] . जानने के योग्य संज्ञेय 
2. जिसको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए 3. जिसका 
ध्यान रकखा जाय ! 

विज्य (वि०) [ ब० स० ] जिसमें डोरीया ज्यान हो 
(धनष ) । 

विटकान्ता 4. हल्दी, हरिद्रा 2. हल्दी का पौधा । 

विटड्भरु: (वि०) उत्तम, सुन्दर, मनोरम--केय रकुण्डल- 
किरीटविटड्भवेषी भाग० ३।१५॥२७ । 

विटप: [ विट+पा--क ] लता, बेल (जंसा कि '»भ्र 
विटप' में) । 

विडम्बक (वि०) [वि-+-डम्ब्‌--ण्वल ] नक़छू करने 
वाला--प रममम्बुदकदम्बकविडम्बकरालम्‌ --पतंजलि 
का तांडवबस्तोत्र । 


१६८ 


विडस्ब्यम्‌ [ विडम्ब्‌ू--यत्‌ ] दिल्‍लगी की चीज़, उपहास 
को वस्तु । 

बवितक: [ वितक --अच्‌ | . मिथ्या अनुमान 2. इरादा । 
सम ०--पदवो अनुमान के क्षेत्र के अन्तर्गत । 

वितान:,-नम्‌ [ वितन--घज्य_ ]. शामियाना, चंदोआ 
2. राशि, ढेर 3. बहुतायत 4. अनुष्ठान 5. निष्पत्ति। 

वितानक: [ वितान-+-कन्‌ ] राशि, ढेर । 

वितार (वि०) [प्रा० ब० ]. जिसमें तारेन हों 
(आकाश ) 2. घृमकेतु के शीषंभाग से रहित । 

वितृप्त (वि०) [ वितृप्‌-+-क्त ] संतुष्ट, संतृप्त । 

वित्तविश्राणनम्‌ मुल्यवान उपहारों का वितरण । 

विदत्‌ (वि०) [विद-+-शत ] 4. जानने वाला 2. समझदार ।। 

विदितात्मन्‌ (वि०) [ ब० स० ] 4. जो अपने आपको 
जानता हूँ 2. प्रसिद्ध । 

विदुरः [ विदू--कुरच्‌ ] वेत्ता, ज्ञाता । 

विदुष: दे० “विदुर' । 

विदुषी जानने वाली, समझदार स्त्री । 

विदग्ध (वि०) [ विदह +क्त ]. परिपक्व 2. दक्ष 
3. भूरा, ईषद्रक्त, कुछ-कुछ लाल 4. जला हुआ, 
भस्मीभूत 5. पचा हुआ। सम प्डनमएर (स्त्री० ) 
चतुर पुरुषों का समाज,--मख एक ग्रन्थ का 
नाम, - वचन (वि०) वाग्मी, वाकूपट । 

विदण्ड: दरवाज़े की कुंजी । 

विदश (वि०) [ब० स० ] जिसके मगज़ी या झालर 
अथवा किनारी न लगी हो, (वस्त्र ) । 

विदाय: | फ़ारसी का शब्द ]. बिदा करना 2. प्रभाग । 

विद्रनीति: महाभारत के पाँचवें पर्व में ३३ से ४० 

विदुरप्रजागर: । तक अध्याय । यहाँ धृतराष्ट्र ने नीति 
पर व्याख्यान दिया हैं । 

विदूर संभ्रव (वि०) जो दूर से सुनाई दे । 

विदृतिः (स्त्री०) खोपड़ी की सन्धि या सीवन । 

विदेशज (वि०) विदेश में उत्पन्न । 

विदेहमुक्ति: (स्त्री०) मोक्ष के कारण जन्म मरण से 
अर्थात्‌ शरीर से छटकारा । 

विदोह: | विदुह +घजा_ _] अतिरिक्त लाभ । 

विद्धसालभडण्नजिका हर्षदेवक्ृत एक नाटक । 

विद्या | विद्‌+क्यप्‌--टाप्‌ ] . दुर्गा देवी 2. सरस्वती 
देवी 3 ज्ञान, शिक्षा। सम०--आतुर (वि०) जो 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उतावला हो--विद्यातुराणां 
न सुख न निद्रा-नीति० --ईश: शिव का नाम, 
-कोशगहम्‌,--कोझसंग्रह,-कोशसम/श्रय:, पुस्तकालय, 
“बलम्‌ जादू को शक्ति,--भाज्‌ (वि०) शिक्षित, 
पढ़ालिखा,--वंशः अध्ययन की किसी विशिष्टशाखा 
के अध्यापकों की कालक्रमानूसार सूची । 

विद्युत्सम्पातम्‌ (अ० )एक क्षण में, ब्रिजली जैसी तेज़ी से । 


( १३३६ ) 


विद्योत (वि०) | विद्यत---घज् ] चकाचौंघ करने वाला, 
चमचमाने वाला । 

विद्रति: [ वि-+द्र+क्तिन्‌ | दौड़ जाना, भाग जाना । 

विद्राण ( वि० ) [ वि-+द्वा+-क्त, नस्य णत्वम | 
, जागरूक, निद्रारहित 2. निराश, उदास--द्रविण- 
विद्राणवणिजि--हष ० ७ । 

विद्वद्गोष्ठी ) विद्वान्‌ पुरुषों की सभा विद्वन्मण्डली । 

विद्वत्सदस | 

विद्॒त्सभा 

विधन (वि०) [ प्रा० ब० ] निघन, धनहीन । 

विधर्म (वि०) . अधर्मी, अन्यायी 2. अधमंकाये जो 
अच्छे आशय से किया गया हो । 

विध्धामन्‌ (वि०) | विधमे---इनि ] !. भिन्न बर्ग से संबंध 
रखने वाला (विप० सधमिन्‌ ) 2. अधर्मी । 

विधा (जुहो० उभ०) लीन करना, उपभोग करना । 

विधा [ वि+-घा-+-क्विप्‌ ] उच्चारण । 

व्धात्‌ (पूं०) [वि+धा-+तृच्‌ ] माया, भ्रान्ति । 

विधानम | विधा--ल्यट ] . प्रयत्न, प्रयास 2. उपचार 
3. भाग्य, नियति 4. विधि 5. (नाटक० ) विभिन्न 
रसों का 

विधि: [| वि-+- शी +कि | . उपयोग, प्रयोग 2. अनुष्ठान 
अम्यास 3. प्रणाली, रीति, ढंग 4, नियम 5. क़ानून 
(विप० अथंवाद ) 6, धमकृत्य 7. व्यवहार 8, आच- 
रण 9. सृष्टि 0. निर्माण 78. भाग्य 42. हाथी का 
आहार 73. वद्य 4. उपाय, तरकीब। सम० 
विधिपरक मूल पाठ का उपसंहारात्मक भाग,-- अर्थ: 
विधि का आशय, कर (वि०) विधान को काय में 
परिणत करने वाला,--यज्ञ: विधिविधान के अनुसार 
अनष्ठित यज्ञ --लक्षणम विधि का स्वरूप, लोप: 
विधान का अतिक्रमण,-विपयेय:,-- विपर्यास: दुर्भाग्य, 
-विभक्ति: ( स्त्री० ) विधिलिड के प्रत्यय 


>-बज्ञात्‌ ( अ० ) भाग्य सै,--विधिवशाददू रबन्धगंतोहम 


मेघ० ६ । 


विधु: [व्यध्‌--कु ] !. चन्द्रमा 2. कपूर 3. राक्षस 4. प्राय- 
दिचत्ताहुति । सम० - परिध्वंस: चन्द्रग्रहण, मण्डलूम 
चन्द्रमा का परिवेश, - मास: चान्द्र महीना । 

बविधुर (वि०) [विगता ध्यस्य अच समा०]| . विवश 
असहाय-प्रतिक्रियाय विधर:-कि ० १७।४१ 2. अशक्त 
अवसन्न -हयहच विधरग्रीव:--महा० ७।१४६।२५। 

विधुरित (वि०) [विधघ्र--इतच्‌ ] विवर्ण, कान्तिहीन । 

विधम (वि०) [प्रा० ब०] घएँ से रहित । 

विधारणम [विध-|-णिच--ल्यट| गिरफ्तार 
रोकना । 

विध्र है ०) [विन्धि--क्रनू, नलोपरच] निष्कलंक, कलेंक- 
रहित । 


अन्त: 


विनग्न (वि०) [वि--नज्‌ +क्त] बिल्कुल नंगा, विवस्त्र । 

विनदिन्‌ (वि०) [विनद -+णिनि] गरजने वाला (साम 
मन्त्रों के पाठ करने की एक रीति । 

विनय: [वि--नी-+अप] ॥4. दण्ड--शी लवृत्तमविज्ञाय 
घास्यामि विनयं परम महा० ३॥३०६।१९ 2. कार्या- 
लय । 

विनयकरमंन्‌ (नपुं०) [ष० त०] निर्देश, शिक्षण । 

विनाशकाल: [ष० त०] विपत्ति का समय । 

विनाइशहेतु (वि०) [ब० स०] जो नाश का कारण हो । 

विनाकृत (वि०) [विना--क#--क्त] 4. वड्चित, रहित, 
म॒क्‍त 2. वियक्त, एकाकी । 

विनाभाव: वियोग--व्यक्तं देवादहूं मन्‍्ये राघवस्थ विना- 
भवम - रा० ७।|५०।४ | 

विनायक: [वि+नी+पण्वल | नंता, अग्रणी । 

विनिकृत (वि०) [वि-+निर--#--क्‍्त] दुव्यवहारग्रस्त, 
आहत, विकलीकृत । 


विनिगमना [वि--नि+गम--यच --ठाप | संकल्प, निश्चित 
उपसंहार, कुछ स्वीकार करके शेष को निकाल देना 
--म० सं० १०।५॥५९ पर शा० भा० । 

विनिबहेंण (वि०) [नि-+नि-+-बहं --ल्यद] परास्त करने 
वाला, हराने वाला । 

विनियज (रुघा० उभ० ) (बाण ) छोड़ना, (बाण) मारना । 

विनियोक्त (वि०) [वि-+नि-+यज्‌--तच] काम देने 
वाला, स्वामी । 

विनियोग: [वि--नि यज्‌--घज्य ] 4. प्रयोग, उपयोग 
2. सहसम्बन्ध । 

विनिबृत्त (वि०) [वि नि:+वृत्‌--क्त] 4. पँदा हुआ, 
निकल आया 2. संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ । 

विनिवेशनम्‌ [विनि-- विश्‌ +-णिच्‌ --ल्यूद | उठान, निर्माण । 

विनिहित (वि०) [विनि-+धा--कक्‍्त] 4. रक्‍्खा हुआ, 
पड़ा हुआ 2. नियुक्त 3. जड़ा हुआ । 

विनिहन॒त्‌ (वि०) [विनि-+हनु+वत] . मुकरा हुआ, 
न अपनाया हुआ 2. छिपा हुआ, छिपाया हुआ । 

विनी (भ्वा० पर०) दूर रहना, दूर करना--विनीय भय- 

.. मात्मन:--महा ० ९।३११२९ | 

विनीत (वि०) [विनी--क्त] फंलाया हुआ । 

विनीतवेष: सामान्य वेषभूषा । 

विनेय: [वि+-नी+ण्यत] शिष्य, छात्र विनीतविनेय- 
भज्ा: । 

विनोदपर: | क्रोडाशील, मनोरंजन में व्यस्त, 

विनोदरसिक: ! प्रिय । 

विनोदस्थानम्‌ मनोरंजन का स्थान, वन विहार । 

विन्यसनस [विनि+-अस -+-ल्यट] रखना, धरना । 

विन्यास: [विनि--अस -+घजञ्ण व्ग ] १. (शस्त्र) धारण करना 

बीच में घुसेड़ना 3. गति, (अंगों की) स्थिति । 


आमोद- 


( १३३७ ) 


विपक्ष: [प्रा० ब०] ॥. निष्पक्षता, तटठस्थता 2. वह दिन 
जब कि चन्द्रमा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संक्रमण 
करता हू । 

विषाट:[विपट्‌--घव्य_]एक प्रकार का बाण, तीर- विपाट- 
पञजरेण--शि० २०१७ । 

विपाटित (वि०) [विपट्‌-|-णिच्‌ क्‍्त] फाड़ा हुआ, टकड़े 
टुकड़े किया हुआ । 

विपणः [वि--पण्‌ --/-अच्‌] कार्यभार ग्रहण, व्यापार, व्यव- 
साय--न तत्र विपणः कार्य: खरकण्ड्यनं हि तत 
-महा० ३।३३।६६ । 

विपणिजीविका [ष० त०] क्रयविक्रय या व्यापार के द्वारा 
जीवननिर्वाह करना । 

विपणिवीथी [ष० त०] मण्डी, बाज़ार | 

विपण्यू (वि०) . जिसने व्यवसाय छोड़ दिया हैं 
2. तटस्थ, उदासीन । 

विपत्तिः [विपद्‌--क्तिन] अवसान, समाप्ति । 

विपत्तिकालः [ष० त०] विपत्ति का समय । 

विपन्नदीधिति (वि०) [ब० स०] कान्तिहीन, निष्प्रभ । 

विपरिक्रान्त (वि०) साहसी, बलशाली । 

विपरयययः [वि०-|- परि--इ--अच ] मिथ्याबोध, गलतफ़हमी 
-“औशादपेतस्य विपयंयो5स्मृति:--भाग० ११॥२।३७ । 

विपर्यासः [विपरि--अस्‌ -|घञा | . क्वास 2. मृत्य० । 
सम० - उपमा, उल्टो उपमा । 

विपाकः [वि०-/-पच्‌-|-घज्म_] कुम्हलाना, म्र॒झाना । सम० 
-“ दारुण (वि०) परिणाम में भयंकर,-- दोष: अग्नि- 
मांद्य, अजीर्ण । 

विपिनोकस्‌ (पुं०) [ब० स०] . लंगर 2. जंगली जन्तु । 

विपुंसक (वि०) [प्रा० ब०] पुंस्त्वहीन, जिसमें पौरुष न ही । 

विपुलग्रीव (वि०) [ब० स०] लम्बी गर्दन वाला । 

विपुष्ट (वि०) [वि-+पुष्‌-+क्‍्त] जिसे पूरा आहार न 
मिला हो, जिसे पूरा पोषण न मिला हो । 

विपूयकम्‌ [वि-|- पू--क्यप्‌, स्वार्थे कन्‌ च] सड़ांघ, दुर्गंध । 

विप्रः [वप्‌---रन्‌, अत इत्वम्‌] भाद्रपद का महीना । सम० 
“जअाहाण माता पिता की जारज सन्तान । 

विप्रक्र ((ना० उभ०) नियत करना, (साक्षी के रूप में ) 

स्वीकार करना | 

विप्रकारः [विप्र+-क--घव्म_] 4. विविधरीति 2. दुष्कृत्य, 
गलत तरोक़ा । 

विप्रकृतिः [वि--प्र +क --क्तिन] परिवतंन । 

विप्रकर्ष: [विप्र--क्ृष्‌-+घडठा ] 4. खींचकर दूर करना 
2. (व्या० में) से व्यंजनों के बीच में कोई स्वर जो 
उन दोनों को भिन्नता दर्शावे । 

विप्रतिपद (दिवा० आ०) मिथ्या उत्तर देना । 

विप्रतिपत्ति: [वि-प्रति + पद्‌ +- क्तिन्‌ | 4. विरोधी भावना 
2. गलती, त्रुटि ।. 


विप्रतिपन्न (वि०) [विप्रति +पद्‌--क्त) परस्पर संयुक्त, 
आपस में मिले हुए। सम०--बुद्धि (वि०) मिथ्या 
विचार या धारणा रखने वाला । 

विप्रत्ययः [| वि-+-प्रति--इ-- अच |] अविश्वास,-- यदि 
विप्रत्ययो होष---महा० १२।१११॥५५ । 

विप्रथित (वि०) [वि-+प्र4-|-क्त | प्रसिद्ध, यशस्वी । 

विप्रधर्ष: [विप्र-+- धृष्‌ +- घव्म_] तंग करना, सताना । " 

विप्रलृम्भित (वि०) [विप्र--लम्भ---क्त) . अपमानित. 
2. अतिक्रान्त । 


विप्रलीन (वि०) [विप्र+ली --क्त। तितर-बितर किया 
हुआ, छिन्न-भिन्न किया हुआ । 

विप्रलुम्पक (वि०) [विप्र-- लुप्‌ +प्वल, मुमागम: | लटेरा, 
डाक । 

विप्रछोकः [विप्र --लोक -- घज्न | बहेलिया, चिड़ीमार । 

विप्रवादः [विप्र -|-वद्‌ -घव्य_] असहमति, मतिभिन्नता । 

विप्रव्सित (वि०) [विध्र+-वस्‌ -|-णिच-| क्त ] प्रवास के 
लिए गया हुआ, जो परदेश में चला गया ह। 

विप्रहत (वि०) [विप्र-+-हन्‌--क्त] 8, पटक दिया हुआ, 
गिराया हुआ 2. कुचला हुआ, रौंदा हुआ । 

विप्रहोण (वि०) [विप्र-+ हि-|-क्त] वज्चित, विरहित । 

विध्रुष्‌ (स्त्री ०) बोलते समय मुंह से निकले थूक के कण | 

विप्लवः [वि--प्ल-| अप्‌ ] पोतभंग, जहाज का विनाश । 

विप्लुतभाषिन्‌ (वि०) असंगत बोलने वाला, हकलान 
वाला । 

विप्लुतिः [वि प्लु-- क्तिन] विनाश, ध्वंस । 

विबन्धु (वि०) [ब० स०] बन्धुहीन, जिसका कोई सगा- 
सम्बन्धी न हो--भ्रातुयविष्ठस्यथ सुतान्‌ विबन्धून 
भाग० २३।१।६। 

विबध: [वि+बुंध-+क] ॥. बुद्धिमानू, विद्वान्‌ पुरुष 
2. देवता 3. चन्द्रमा। सम०--अनुचरः दिव्य सेवक, 
“आवासः देवमन्दिर,--इतरः राक्षस । 

विबुभूषा [वि--भू-- सन्‌ “अड-|-टापू] अपने आप को 
प्रकट करने की इच्छा । 

विभज्‌ (म्वा० उभ०) 4. अलग कर देना, दूर भगा देना 
-विभकत रक्ष: संबाधम्‌ू--रा० ५।५३।७३ 2. खोलना 
3. बांटना । 

विभड्भः [ वि-+-भञ्ज--घ अर |] लहर। 

विभहगुर (वि०) [वि+- भञज्ज्‌ -- उरच | अस्थिर, चंचल । 

विभवः [वि+भू+अच्‌] प्ररक्षा, बचा व--नियन्ता जनन्‍्तृनां 
निखिलजगदुत्पादविभवप्रतिक्षेपे--विद्व ० । 

विभानुगा [विभा--अनगा ] छाया । 

विभागरेखा [ष० त०] विभाजन रेखा । 

विभावर ( वि० ) [ विभा-- वनिप्‌, र आदेश: ] उज्बल 
परमकदार, चम्कौल्ा--विभावरीं सर्वभूतप्रतिष्ठां गंड्ां 
गता--महा० १३॥२६।८६ । 


( १३३८ ) 


विभिद्‌ ( रुघा० उभ० ) अतिक्रमण करना, उल्लड्भून 
करना । 

विभेद: [विभिद-+घजञ् ] सिकुड़न, (भौंहें) सिकोड़ना । 

विभी (वि०) निर्भय, निडर । 

विभीषण: एक राक्षस का नाम, रावण का भाई । 

विभता सर्वोपरि सत्ता, यश, कीति । 

विभुन (वि०) [वि-+भुज्‌+क्त| मृड़ा हुआ, झुका हुआ, 
दमन किया हुआ । 

विभावनम [वि+भू+णिच्‌ -ल्यूट्‌ | !. विकास 2. प्ररक्षा 
3. दृष्टि, दशेन । 

विभाव्य [विभू+ णिच्‌-+ण्यत्‌ | चिन्तनीय, विचारणीय । 

विभति: [वि--भू+क्तिन्‌ | . लक्ष्मी 2. योग्यताएँ--क्षेत्रज्ञ 
एता मनसो विभूती:--भाग ० ५१११२ । 

विश्वंशः [वि भ्रंश ++घञ_] 4. अतिसार, बार-बार दस्त 
आना 2. उलटफेर, अस्तव्यस्तता । 


विभद्य (वि०) [प्रा० ब०| मच्यपान से मुक्त । 

विमर्दनम्‌ [वि-+-मृद्‌-+ल्युद] . सुगन्ध, खुशबू 2. परि- 
घषं ण, चबाना, पीसना 3. संघष । 

विमर्षिन्‌ (वि०) [विमृष्‌ --णिनि] असहिष्णु, अनिच्छुक, 
विमनस्क । 

विमात्रा (वि०) मापतोल में बराबर । 

विमान: [वि--मा+ल्यूद] 4. खुली पालकी 2. जहाज 
में रहने वाली किश्ती । सम० -- वाह: पालकी उठाने 
वाला । 

विमार्ग दृष्टि (वि०) ब्री राह पर आँख रखने वाला, 
बरे रास्ते को देखने वाला । 

विम॒क्ति (वि०) [वि+मुच्‌+क्त] आवेगरहित, शान्त- 
चित्त, निरपेक्ष । 

विम॒क्तमौनम्‌ (अ०) मौनभंग करके । 

विम॒ुक्तशाप (वि०) [ प्रा० ब० ] शाप के प्रभाव से 
मक्‍त । 

विम्‌ढसंज्ञ (वि०) [ ब० स० ] घबराया हुआ, बेहोश । 

विमूढात्मन्‌ (वि०) [ ब० स० ] घबराया हुआ, बेहोश । 

विमछत (वि०) [ वि+मूछे-क्त ] . पूर्ण, सब मिला 
हुआ 2. जमा हुआ, मूर्छा में ग्रस्त । 

विमशः [ वि-+मृश्‌-अच्‌ ] अनुचिन्तन, सोचविचार, 
“>भाग ० ४॥२२॥२ १ । 

विभोघ (वि०) विल्कुल फल रहित, निष्फल । 

वियत्पताका [ ष० त० ] बिजली । 

वियत्पथ: [ ष० त० ] अन्तरिक्ष । 

वियतम्‌ (अ०) अन्तराल पर अवकाश देकर । 

वियन्त (व०) [ वि+यम्‌--तृच्‌ ] चालकरहित, जिसमे 
चालक न हो । 

वियज्‌ (रुघा० आ० ) [. (प्रतिज्ञा) भंग करना 2. लूटना 
3. घटाना । 


विम॒ज्य [ वियुज्‌ +-ल्यप्‌ ] वियक्त होकर, पृथक्‌ एक एक 
करके व्यक्तिश: । 

वियोजनम्‌ [ वियज्‌--ल्यूट्‌ | . वियोग 2. घटाना । 

वियोनि: भिन्न जाति की स्त्री--महा० १३।१४५।५२ । 

वियोनि (वि०) [प्रा० ब० ] 4. नीच कुल मे उत्पन्न 
2. भगरहित । 

वियोनिज: पक्षी, परिदा । 

विरजा एक नदी का नाम । 

विरक्‍्तप्रकृति (वि०) [ ब० स० ] जिसकी प्रजा उदासीन 
हो, निलिप्त हो । 

विरण्य (वि०) विस्तृत, विस्तारयक्त, दूरतक फंला 
हुआ । 

विरथ्या . बुरा मार्ग 2. उपमार्ग, छोटी गली । 

विरतप्रसंग: वह बात या विषय जिसकी चर्चा बन्द हो 
गई हो 

विरलूभक्ति (वि०) नीरस, उकता देने वाला । 

विराज [ विराज्‌--क्विप्‌ ] ब्रह्माण्ड, विश्व। समण० 
>सुतः (विराट्सुतः) स्वर्गीय पितरों की एक श्रेणी । 

विरात्र:, - त्रम्‌ [ प्रा० ब० ] रात का तीसरा पहर-- 
शुश्माव ब्रह्मघोषांइच विराय ब्रह्म रक्षसाम्‌ू-रा० ५१२६। 

विरावण (वि०) [ वि०--रु+णिच्‌ -+ल्यूटू | शोर- 
गुल कराने वाला, हल्लागुल्ला मचवाने वाला । 

विरिक्त (वि०) [वि+रिच्‌ +-क्त | जिसे दस्त करा 
दिये गये हों, खाली कराया हुआ । 

विरिक्ति: [ विरिच्‌-+-क्तिन्‌ | विरेचन, दस्त करवाना । 


विरुज (स्त्री०) | वि--रुज्‌ -|- क्विप्‌ ] दारुण पीडा । 

विरुज (वि०) नीरोग, स्वस्थ । 

विरुद्धछुघकस एक अलद्धार जहाँ उपमेय बिल्कुल समान 
नहो। 

विरोध: [ वि-+-रुघ -+घजा ] 4. वपरीत्य, बाघा, विध्त 
2. प्रतिबन्ध 3. झत्रता 4. कलह 5. असहमति 
6. संकट। सम» - आभास: वह अलंकार जहाँ 
विरोध प्रतीत होता हो, परन्तु वस्तुतः कोई विरोध 
न हो,--उपमा वपरीत्य पर आधारित उपमा, 
--परिहार: 4. विरोध का दूर होना, सामंजस्य 
स्थापित होना 2. प्रतीयमान विरोध की व्याख्या । 

विरुल: एक प्रकार का साँप । 

विरूढ (वि०) [ वि+रूह +क्त ] (घाव) भरा हुआ, 
स्वस्थ 2. अंकुरित 3. चढ़ा हुआ। सम० - बोध 
(वि०) जिसकी बृद्धि परिपक्व हो गई हो । 

विरोचनम | वि+रुच्‌+यच्‌ |] प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

विरोचिष्ण (वि--रुच्‌ --इष्णच | चमकोला. उज्ज्वल । 

विलक्ष (वि०) [ प्रा० ब० ] . जिसका कोई विशेष चिह्न 
या लक्ष्यन हो 2. (पीर) जिसका निशाना चूक 
गया हो । 


( १३३९ ) 


विलग्ग (वि०) | विलग्‌--क्त ] 4. लूटकता हुआ [ बिवत्‌ (म्वा० आ०) रूपान्तर करना - उभे सह बिवर्तेंत 
2. पिजरबद्ध (पक्षी) । . -महा० १२९॥१७४।२२ । 

विलापनम्‌ [ वि--लप्‌--णिच्‌--ल्युट्‌ | रुलाने वाल, | विवर्तनम्‌ [ विवृत्‌--ल्युट ] रूपान्तरण । 
बविलाप का कारण । विवत्ताक्ष: [ ब० स० ] मर्गा । 

विलम्ब्‌ (भ्वा० आ०) सहारा लेना, निर्भर करना । | विवेकमन्थरता निर्णय करने में अशक्तता । 

विलासः | विलूस्‌ ---घज्म_ ]।. सजीवता, हावभाव 2. काम्‌- | विवेकविरह, अज्ञान, ज्ञान का अभाव । 


कता, लंपटता । विश (तुदा० पर०) 4. रंगमंच पर प्रकट होना 2. संयुक्त 
विलाय: । [ वि-+-ली-- णिच्‌ --घज्म ,ल्यट्‌ वा ] | होना 3.आ पड़ना 4. (किसी कार्य में) व्यस्त हो 
विलायनम, / घोल देना, मिलादेना, (चीनी को भाँति) | जाना। 
मिला, देना । विश (पुं०) [ विज्ञ--क्विप्‌ ] . बस्ती 2. संपत्ति, 
विलिड्भः (वि०) [ प्रा० ब० | भिन्न लिझछग का । दोलत । 
विलिम्पित (वि०) [ विलिम्प्‌ -|-क्त ] सना हुआ, लिपा विशद्धुनीय (वि०) [ वि--शद्डू --अनीय ] प्रष्टव्य, 
हुआ, लेपा हुआ । पूछने के योग्य, शड्भूग किये जाने के योग्य, जिस पर 
विलेपिन्‌ (वि०) लसदार, चिपका हुआ । शडूग को जा सके । 
विलीन (वि०)[ विली--क्त ] मन में बंठाया हुआ । विशद (वि०) [ वि-+-शद्‌--अच्‌ ] ॥. सुकुमार, मृदू 
विलोप्तू (पुं०) | विलप्‌ू+-णिच--तृच ] डाकू, लटेरा । 2. दक्ष । 
विलोभनीय (वि०) [ वि+लभ्‌--अनीय ] ललचाने | विशल्यकरणी शस्त्रों के लगाने से उत्पन्न घावों को स्वस्थ 
वाला, मुग्ध करने वाला । करने की विशेष जड़ी-बूटी । 
विलोचनपथ: दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि का परास । विश़सनस | विशस -ल्यूट्‌ ] 4. युद्ध 2. काटना 3. वध 
बविलोमपाठः विपरीत क्रम से सस्वर पाठ । करना, हत्या करना । 
विलोमविधिः किसी कार्य के विपरीत अनुष्ठान का विधान | विज्ञारद (वि० ) [विशाल +दा-+-क| 4. प्रवीण 2. ब॒द्धि- 
करने वाला नियम । मान्‌, 3. प्रसिद्ध 4. साहसी 5. सौन्दर्योपपन्न शरद 
विवक्षितान्यतरवाच्यम एक प्रकार का व्यहुग्यार्थ । ऋतु सम्बन्धी 6. वक्‍तृत्व शक्ति से रहित । 
विवदनस [ वि-+-वदु--ल्युट्‌ू ] कलह झगड़ा, मुकदमे | विशालकुलम्‌ उत्तम परिवार, प्रसिद्ध वंश । 
बाजी । विशिखा [ विशिख + टाप्‌ ] रु्णालय । 
विवधा | प्रा० स० | . जूआ 2. हथकड़ी, बेड़ी । विशेषकरणम्‌ उन्नति, सुधार । 
विवरम [ वि+ब्‌+अच ] पाताल लोक । विशेषधमः विशेष कतंव्य, विशिष्ट घमंक्ृत्य या यज्ञ-अन- 
विर्वाणत (वि०) [ विवर्ण---इतच्‌ ] अननमोदित, ध्ठान । 
अस्वीकृत । विशेषणासिद्धः एक प्रकार का हेत्वाभास । 
विवल्ग ( भ्वा० प्र०) क्दना, उछलना, फांदना । विशेषणपदम्‌ . विशेषता द्योतक शब्द 2. सम्मान सूचक 
विवस्वती (स्त्री०) [ विवस्वत्‌--छीप्‌ ] सूर्य देव की उपाधि । 
नगरी । ल्‍ विज्ेषत: (अ० ) अनुपात की दृष्टि से निःस्वेम्यो देय- 
विवाहनेपथ्यम्‌ दुलहिन की वेशभूषा । मेतेम्यो दानं विद्या विशेषतः--मन ० ११।२ । 


विविक्त (वि०) [ विविच्‌ -+क्‍्त | जिसने समझ लिया, विशुद्धधी निर्मल मन या उज्ज्वल बद्धि वाला । 
या सही अनुमान छूंगा लिया - विविक्त परव्यथों | विशुद्धसत्त्व (नि०) सच्चरित्र, सदाचारी । 


“भाग ० ५१२६।१७ | विशुृद्धिः [ विशुध्‌+क्तिन |] . ऋण परिशोध करना 
विवित्सा | विदु+-सन्‌ + अढरू-- ठाप्‌ | जानने की इच्छा । 2. प्रायश्चित्त । 
विवीताध्यक्ष: चरभूमि का अधीक्षक । विश्वृंखला 'देवी' का विशेषण । 
विव्‌ (स्वा० क्रया० उभ०) . म्यान से तलवार निकालना | विज्ञीर्ण (वि०) [ विश--क्त ] . रगड़ा हुआ 2. विफली- 
2. कृंघे से (बालो की) माँग फाड़ना । भूत 3. गिरा हुआ (गर्भ आदि) । 
विवृतम्‌ [ विव्‌ |-क्त ] अनाहत, जिसके घाव नहीं हुआ। | विश्वान्तकथ (वि०) [ ब० स० ] 4. वक्‍्तृत्व शक्तिहीन, 
विवृतपोरुष (वि०) अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने मूक 2. मत । 
वाला | विश्रामः [ वि-+-श्रम्‌ू+- धज्ण ] आराम करने का स्थान । 


विर्वाजत (वि०) [ विवृज्‌ | क्त | वह जिससे कोई वस्तु | विश्रब्धप्रलापिन. (वि०) विश्वस्त या गुप्त बातें करने 
ले ली जाय, वड्च्चित, विरहित । विश्वव्धालापिन्‌ | वाला | 


( र३४० ) 


विश्वव्धसुप्त (वि०) शान्ति पूवक सोने वाला । --कानन्‍्ता विभिन्‍न पौधों के नाम॑,-- दत्त: परीक्षित 

विश्विः | विश--क्रिन्‌ ] मृत्य । राजा का नाम,--धर्मोक्तरपुराणम्‌ एक उपपुराण का 

विश्वगोचर (वि०) सबके लिए सुगम, जहाँ सबको नाम, - प्रिया . तुलसी का पौधा 2. लक्ष्मी का नाम 
पहुंच हो +लिजड्भी बटर । 

विश्वजीवः विव्वात्मा, ईश्वर । विष्वग्गति (वि०) [ विष्वच-- गति ] सवत्र जानें वाला 


विद्वाधार: विश्व का सहारा, ईइवर । प्रत्येक विषय में प्रविष्ट होने वाला । 

विद्दवेदेवा: पितरों की एक अ्रंणी, देववर्ग । | विष्वस्लोप: | विष्वच--लोप: ] घबराहट, बाधा, विघ्न । 
विदकृसि: अतड़ियों में पड़ने वाला कीड़ा । विसदश (बि०) असमान, असमरूप । 
| 


बिडघात: मत्रकृच्छता, मृत्रावरोध । विसम्मढ़ (वि०) नितांत घबराया हुआ । 


विड्भड्भरः अतीसार, दस्तों का लगना । | विसा कमल नाल (--बिसा) 

विडभज (वि०) मल खाकर रहने वाला, गुबरला । विसज (तुदा० पर०) (आ० भी) (प्रेर०) प्रकट करना, 

विषज्वरः: भंसा । द खोलना, (समाचार ) प्रकाशित करना । 

विषतन्त्रम॒ विषविज्ञान, (सर्पादि विषले जन्तुओं का विष | विसुज्यम्‌ [ विसूज्‌--यत्‌ ] जो मुक्त किये जाने के योग्य 
दूर करने की प्रक्रिया । है, सष्टि, संसार का रचना--कालो वश्ीकृत-विसुज्य 


सर्गशक्तिः भाग० ७॥९२२ । 
विसगं: | विसज--घज्म | विनाश, सृष्टि का लछोप । 
विसप (भ्वा० पर० ) फंलाना. प्रसारित करना । 
विसपिन्‌ [ विसपू+णिनि ] 4. रेंगने वाला 2. फूट कर 


विषक्त (वि०) [ वि+षज्ज्‌--क्त | 4. व्यस्त, चिपका 
हुआ 2. अतिविस्तारित । 

विषादनम [ वि+षद-णिच्‌-ल्यट ] कष्ट देना, 
सताना । 

विषम (वि०) [प्रा० ब०] . जो पूरा न बंट सके 2. अनु- 
पयक्त । सम०--बाण: कामदेव,--नेत्रमू शिव को 
तीसरी आँख,--नेत्र: शिव का एक विशेषण,--वत्तम्‌ 
छंद जिसके चरण सम न हों । विस्फर्ज: [| बिस्‍्फर्ज +-घक्म | दहाड़ना चिघाड़ना, गर- 

विषय: [| वि+सि--अच्‌, षत्वम ] ।. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जना । 


निकलन वाला 3. सरकने वाला 4. फलन वाला 
गहीत होने वाला पदार्थ 2. भौतिक पदार्थ 3. इन्द्रिय- | विस्फोटक: | विस्फूट्‌+ण्वुल ] 4. फोड़ा, फूसी 2. एक 


बेल की भाँति) 
विस्पन्द: | विस्पन्द -|- घव्य ) बंद, कण । 


जन्य आनन्द । सम०--निहनुति: किसी बात को प्रकार का कोढ़ । 
मुकर जाना,--पराहमुखः भौतिक विषय सुखों से | विस्मयपदस्‌ आश्चय का विषय । 
विम्‌ख । विज्नगन्ध: कच्चे मांस को गन्ध । 
विषयीकरणम्‌ [विषय--च्वि-+-क-ल्यूट] किसी वस्तु को | विह्ृति (स्त्री०) [ वि-+हँन्‌+क्तिन्‌ | प्रतिघात, अप- 
चिन्तन का विषय बनाना । सारण, विफलता, भग्नाशा, - मनोभिः सोद्वगें: प्रणय- 
विषहय (वि०) [ वि-+-सह-+-यत्‌ |] जीतने के योग्य । --विह॒तिध्वस्तरुचयः-- कि० १०॥६३ । 
विषाण: [| विष-कानच्‌ ] 4. चोटी 2. चूची 3. अपनी | विहाय (अ०) [वि+हा-+ल्यप्‌ | ॥ अधिक, के 
प्रकार का उत्तमोत्तम । अतिरिक्त 2. होते हुए भी 3. सिवाय, छोड़ कर । 
विषवससयः वह समय जब दिन रात का मान बराबर | जिहित प्रतिषद्ध (वि०) जिसका विधान और निषध दोनों 
होता है । किये गय हों । 
विष्टम्भ्‌ (स्वा० क्रया० पर०) . समर्थन करना, प्रबल | विहरणम्‌ [ वि+ह--ल्यूट्‌ ] खोंलना, फलाना । 
बनाना 2. व्याप्त होना, छा जाना । विहार, [ वि--ह+घजक्स ] (मीमांसा) अग्नित्रय, 
विष्टिकर: दासों का स्वामी, बेगार में पकड़े मजदूरों का (गाहंपत्य, आहवनीय और दक्षिण) 
स्वामी । विहारभूसि: गोचरभूमि, चरागाह । 
विष्टिकारिन बेगार में पकड़ा गया मजदूर जिसे कोई | विद्वलचेतस्‌ (वि०) [ब० स०] उदास, खिन्‍नमना जिसका 
पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता हू । मन बहुत व्याकुल हो । 
विष्ठाशिन [ विष्ठा--आशिन्‌ ] सूअर, जो मल खाता हैं । वीचिक्षोभ लहरों का उठना, तरंगों से उत्पन्न हलूचल । 
विष्ण: [ विष्‌-+न॒क्‌ ] ।. त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णू और | वीणापाणि: नारदमुनि । 
महेश) में दूसरा 2. अग्नि 3. पावन पुरुष 4. स्मृति- | बीतमत्सर (वि०) ईर्ष्या दषादि से मुक्त । 
कार 5. एक वसु 6. श्रवण नक्षत्रपुंज॑ (इसका अधि- | बीरकाम (वि०) पुत्रेषी, पुत्र का इच्छुक । 
ष्ठात्री देवता विष्ण हैं) 7. चेत्र का महीना । सम० ' वीरपत्नी [| ष० त० | शूरवीर की पत्नी, नायिका । 


( १३४१ ) 


वीरबाद: [ ष० त० | शक्ति का दावा, वीरता जन्य 
कीति । 

बीरब्त (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर अटल, दृढ़ संकल्प 
वाला । 

वीरक: [ वीर-+-कन्‌ ] . 'करवीर नाम का पौधा 
2. नायक 3. एक शिवगण का नांम । 

बीयेंम | वीर--यत | . विष 2. सोका 3. पुंस्त्व, जनन 
-शक्ति 4, बीज, धातु। सम०--आधानम गर्भा- 
घान,--शुल्क (वि०) चुनौती देकर युद्ध, शक्ति के 
बल पर क्रोत । 

वतिद्रम: | ष० त० | सीमावर्ती वक्ष । 


वतिमार्ग : [ ष० त० |] एसी सड़क जिसके दोनों ओर बाड़ 


लगी हो 

बक: [ व-कक |] . भेड़िया 2. सूर्य । 

वकधतंक: 4. रीछ 2. गीदंड । 

वक्षासय: [ ष० त० ] लाख, रेजन (बेरजा) । 

वत्तम [ वत्‌+क्त | . रूपान्तरण 2. अधिचक्र । 

वत्तबन्ध: छन्दोबद्ध रचना । 

बत्तयक्त (वि०) गुणों से सम्पन्न । 

वत्त्यथंम (अ०) जीविका के लिए | 

ब॒त्तिमुतलम_ जीविका की ब्यवस्था, जीविका का आधार । 

वथान्नस | वथा +-अन्नम्‌ ] केवरू एक व्यक्ति के अपने 
उपभोग के लिए आहार । 

बथातंवा [ वथा-+ आतंवा | बांझ स्त्री । 

वद्धयवति: (स्त्री०) . कुट्टिनी 2. दाई, घात्री । 

वद्धि: (स्त्री०) [वध्‌-+क्तिन्‌ ]. आघात, चोट (वृध्‌ 
हिसायाम) 2. भूमि का ऊचा करना 3. लम्बा 
करना । 

बन्दम [| ब-+दन्‌, नम ] गच्छा, झूड । 


वष: [ वष्‌--क | . जल 2. भवननिर्माण के लिए भूखंड 
3. नरजन्तु 4. साँड । सम०-- लक्षणा मरदानी स्त्री 
-सक्विन्‌ (पुं०) भिड़ । 

वषभयानस बल गाड़ी । 

वबषलः: [ वष्‌-कलच्‌ | . नाचने वाला 2. बल । 

वषलीफेन: [ ष० त० ] ओष्ठ की आदइ्रता । 

वष्णिपाल: ग्वाला, गडरिया । 

वेडघर: सोन्दय का अभिमान । 

जेणि: [ वेण--इन्‌ ] !. फिर संयक्‍्त की गई संपत्ति जो 
पहले से बंटी हुई थी 2. जल प्रवाह, झरना । 

वेणदलम बाँस का फट्टा । 

वेणयव: बाँस का चावल, बांसबीज । 

बेतालपर्ञरचावद्शति: पच्चीस कहानियों की एक कृति । 

वेद: | विद+अच्‌, घजञा वा ]. ज्ञान 2. हिन्दुओं को 
पुनीत धर्म पुस्तक -ऋग्वेद, यजुबद, सामवेद तथा 
अथवंवेद 3. 'कुश का गच्छा 4, विष्णू। सम०» 


--अनध्ययनप्त वह अवकाश का दिन जिस दिन वेद 
का पढ़ना निषिद्ध हो, बाह्य (वि०) ।. वेद के 
विपरीत 2. वेदाध्ययन के क्षेत्र से बाहर,-- बाद: वेदों 
के विषय में होने वाली धर्मान्ध व्यक्तियों को बहस 
वेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:--भग०, 

-- श्रति: ईश्वरीय ज्ञान का द॑ंवी संदेश । 

कक अल वेदी के चारों ओर की सीमा को बाँघने वालो 
रस्सी । 

वेध: (पूं०) [ विधा+-असुन्‌, गण: ] ज्योतिष का पारि 
भाषिक दब्द जिसका अथ्थ हूं ग्रहों की स्थिति का 
निर्धारण । 

बेलातिक्रम: [ प० त० | सीमा का उल्लंघन । 

बेलातिग (वि०) किनारे से वाहर रहने वाला । 

बेदयापतिः [ ष० त० | जार, वेश्या का पति । 


वेहयापुत्र: [ ष० त० | वेश्या का पुत्र, अवध पुत्र, हरामी । 

वेष्टनम [ वेष्ट--ल्यद ] वियाम, एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक का सारा फंलाव । 

वेकारिक (वि०) [ विकार--ठक्‌ ] 4. परिवतंनीय 
2. सत्त्व से संबद्ध -वंकारिकस्तेजसशरच तामसदचेत्यह 
त्रिधा--भाग ० ३।५॥३० । 

बकार्यम विकार, परिवतन । 

बंकृतसम्‌ [ विकृत--अण्‌ | कपट, घोखा । 

वजन्यम्‌ [| विजन-+पष्यञज्ा ] निजनता, एकान्त । 

बड़यम एक प्रकार का रत्न । 

बतानसूत्रम यज्ञविषयक कुछ सूत्र । 

वंदरिकम्‌ | विदुर--ठक ] विदुर का सिद्धांत । 

वद्यविद्या [ ष० त० | आयबंद शास्त्र । 

बेधम्यंसमः असमानता के कोणों पर आधारित तकसंगत 
मआ्रान्ति, हेत्वाभास । 


वेभावर (वि०) [| विभावर-+-अण्‌ | रात परक । 

वेयवहारिक (वि०) [व्यवहार--ठक्‌ ] व्यवहारसिद्ध, 
रूढ़, प्रचलित । 

बेयाकरणखसूचि: केवल वैयाकरण का विडम्बनादोतक 
शब्द । 

बैरायितम [| वेर-क्यच्‌-- क्त ] शत्रता, दष, विरोध । 

वराग्यम [ विराग--ष्यझज |] वर्ण या रंग का लोप । 

वराग्यश्तकम भत्तेहरिक्ृत एक काव्यरचना । 

ववस्वतमन्वन्तरम्‌ सातवाँ मन्वन्तर, वतमान समय । 

वेशसम्‌ [| विशस--अण्‌ ] हिसा -- भाग० ५॥९॥१५ । 

बेदवस्त्यम [ विश्वस्त-+-ष्यञ्ा ] विधवापन । 

बेष्टिक: बेगार करने वाला, जिसे कार्य करने के लिए 
बाध्य होना पड़े । 

वेष्णवस्थानकम्‌ (नाटक०) रंगमंचपर लूम्बे-लम्बे डग भर 
कर इधर-उधर टहलना । 

बोलक;ः आवते, भेवर, बवंडर । 


( (१३२४२ ) 


व्यक्ष: विषुवद्‌ रेखा, भूमध्यरेखा । 

व्यडकुदा (वि०) अनियंत्रित, निरकुश । 

व्यड्धः [ प्रा० ब० | इस्पात । 

व्यजनक्रिया पंखा झलना । 

व्यञ्जना श॒द्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण--हीनव्यञ्जनया 
प्रेक्य--रा० २।६४।११ । 

व्यक्तिकर: . उत्तेजना, उकसाहट--भाग० २॥५।२२ 
2. विनाश--भाग० १।७।३२ । 

व्यतिक्रम: [ वि--अति--क्रम्‌ू+घज्म_] उल्लंघन, अति- 
क्रमण -तयोव्यंतिक्रमं दृष्ट्वा--महा० २।१२॥३९ । 

व्यतिषड़: [ वि-+-अति--सज्ज्‌न-घञ_ |] ॥. प्रतियुद्ध, 
शत्र से भिड़ंत 2. विनिमय । 

व्यथित (वि०) [ व्यथू+कक्‍्त ] 4. कष्टग्रस्त, पीडित 
2. क्षुब्ध, डरा हुआ । 

व्यपायनम [ वि+-अप--आ-+-इ+ल्युट्‌ | अपगमन, पला- 
यन, पीछे हटना । 

व्यपवर्ग: [वि--/-अप--व॒ुज्‌ +घज्_] . प्रभाग 2. समाप्ति । 

व्यपाश्रय: [ वि+अप-+-आन-+॑-श्रवि+अच्‌ | आश्रयस्थान, 
सहारा । 

व्यपोह (म्वा० पर०) ॥. प्रायश्चित्त करना <. स्वस्थ 
होना 3. दूर भगाना | 

व्यभिचारकृत (वि०) अनुचित यौन संबंध करने वाला । 

व्यभिचारिन्‌ (वि०) [वि--अभि-+चर +णिच्‌ +णिनि| 
, कुमार्गंगामी, दुश्चरित्र 2. अस्थायी । 

व्यय: [ वि--/-इ--अच्‌ | (व्या० में) रूपान्तर, शब्द या 
धातु का विभवित में प्रत्यय लगा कर रूप बनाना । 

व्ययश्ेष: खर्च काट कर बची हुई राशि, निवलशेष । 

ब्यवच्छेद: [| वि--अव-- छिद्‌ +-घजठा_ ] विनाश । 

व्यवधानम [ वि+अव-+-धा-+-ल्युट ] (मीमांसा) दुरूह 
रचना, क्लिष्ट रचना । 

व्यवहित (वि०) [ वि+अव-+-धा+-कत | दूर पार का, 
दूरवर्ती । सम० - कल्पना शब्दों को एक रचना 
प्रणाली जिसमें एक दूसरे से वियक्त शब्दों को मिला 
कर एक वाक्य बनाया जाय । 

ब्यवसर्ग: [ वि अव-+-सुज्‌--घजा_ ] परित्याग । 

व्यवसायात्मक (वि०) उत्साह से पूर्ण । 

व्यवसायात्मिका (स्त्री०) दृढ़संकल्प से यकत । 

व्यवस्थानम_ [वि--अव+-स्था + ल्यूट | निश्चित सीमा । 

व्यवस्थितविकल्पः निश्चित विकल्‍प । 

व्यवहारः [वि--अव--ह+घञ_] 4. संविदा 2. गणित 
के घात या बल 3. व्यापार 4. मुकदमा 3. श्रथा, 
रीतिरिवाज । सम०--अर्थिन्‌ (वि०) वादी, मुहई, 

+ --बादिन (वि०) जो प्रचलन के आधार पर तक 
करता हे । 

व्यवहृतम [वि--अव-+ह--क्त] व्यापारिक लेन-देन । 


व्यवायः [ वि+-अव--अय --घजञ् _] 7. दूरी, पार्थेक्य 
2, प्रवेश, घसान[ । 

व्यसनब्रह्मचारिन (वि०) साथ-साथ दुःख भोगने वाला । 

व्यसनावापः विपत्ति का घर । 

व्यस्तपच्छ (वि०) फंलाई हुई पूंछ वाला । 

व्यस्तिका (०) बाहों को फैलाकर तथा परों को चौड़ा 
करके (खड़ा होना ) । 

व्याकू (तना० उभ०) भविष्यवाणी करना (बुद्ध०) । 

व्याकरणम_ [ वि+आ-+ह-+ल्यूदू |] 4. भेद, अन्तर 
2. भविष्यवाणी । 

व्याकोच (वि०) (फल की भांति) खिला हुआ, पृण 
विकसित । 

व्याकोपः [वि-+-आ--कुप्‌ +घज्ण_] विरोध, खंडन । 

व्याक्रोश: [वि|-आ-+-क्रश--घज्म |] चिल्ला-चिलला कर 
गालियाँ देना, भत्सना करना । 

व्याघारित (वि०) जिस पर घी (या तेल) का छींठा 
दिया गया हो (इसी अथ्थ में - अभिघारित भी ) । 

व्वाघणित (वि०) [वि+आ+घूर्ण +कक्‍्त| लुढ़का हुआ, 
चक्कर खाया हुआ - व्याघृर्णजगदण्डकुण्डकुहरो'' 'खः: 
-नारा० | 

व्याघरणत (वि०) [वि-+-आ -+-घूर्ण +शत्‌ | लुढ़कता हुआ, 
चक्कर खाता हुआ । 

व्याजनिद्रा झूठमूठ की नींद, दड़ मार कर सोना । 

व्याजव्यवहारः कौशलपूर्ण व्यवहार । 

व्याजिहा (वि०) [वि-+-हा+मन्‌, द्वित्वादि नि०] कुटिल, 
तोड़ा-मरोड़ा हुआ, झुका हुआ - धूमपटलब्या जिह्म- 
रत्न॑त्विष:--नाग ० '५।९१७। 

व्याधिनिग्रह: रोग को नियंत्रित करना । 

व्याधिस्थानम शरीर । 

व्याप्तिवाद: विश्वव्यापकता का सिद्धान्त । 

व्यापारक (वि०) [वि-|-आ+पृ+॑णिच्‌ -+ ण्वुल | व्यापा- 
रग्रस्त व्यवसाय में लगा हुआ । 

व्यासिश्न (वि०) [वि-+आ-+मिश्र्‌+-अच्‌| . असंगत 
2. मिला-जूला 3. संदिग्ध, भश्रामक---व्यामिश्रेणेव 
वाक्यन बद्धि मोहयसीव मे--भग० ३॥२ । 

व्यासिश्रकम_ [|वि+-आ+मिश्र्‌+ण्व॒ुल ] नाटकौय समालाप 
जिसमें विभिन्न क्षेत्रीप भाषाओं का प्रयोग हुआ हो 
--रा० २।१।२७ पर टीका । 

व्यायाम: [वि|-आ-+-यम्‌ +-घज्य_] सेनिक अभ्यास, फौज 
की क़वायद । 

व्यार्वाजत (वि०) [वि+आ-+वृज्‌-+क्त] झुका हुआ । 

व्यावहारिकसत्ता भौतिक अस्तित्व । 

व्यावत्त (वि०)[वि-+-आ--वृत्‌ +-क्त | परिवर्तित-- महा ० 
१२।१४१।१५ । 

व्यासपीठम पुराणों के व्याल्याता का पद या गद्दी । 


( १२४३ ) 


व्यासपुजा गुरु और व्यास की पूजा जो आपषाढ़ी प्णिमा 
को होती हूं 
व्याससमासों (द्वि० व०) वयक्‍क्तिक तथा सामृहिक रूप से । 
व्युत्कान्तजीवित (वि०) मत, निर्जीव । 
व्युत्या (म्वा० आ०) 4. जीत लेना 2. दूर करना । 
व्यूपरत (वि०) [वि-+उप--रम्‌-+कक्‍्त | विश्वान्त, समाप्त, 
मत । 
हविभागः सेना को भिन्न-भिन्न ब्यहों में बाँटना । 
व्यंक (वि०) जिसमे एक-कम हो । 
व्योमरत्नम सूय । 
व्योमसंभवा चितकबरी गाय । 


शंस्‌ (भ्वा० पर०) उन ऋग्मन्त्रों में स्तुति गान करना जो 
गायन के लिए निर्धारित नहीं किये गये---अप्रगीतेष 
शंसति--मं ० सं० ७।२।१७ पर शा० भा० । 

दंसित (वि०) [शंस--क्त] ध्यान दिया गया या मान 
लिया गया --जसा कि “शंसिततब्रतः:” में । 

शॉस्य (वि०) [शंस--ण्यत्‌] . प्रशंसा के योग्य 2. ऊँचे 
स्वर से पढठित । 

शकटब्यू ह: एक विशेष प्रकार का सनिक व्यह । 


शकुलादनी . भूकोट, केचुआ 2. एक जड़ीबटी (कटकी) 

शक्तिध्वज: कारतिकेय । 

शकय (वि०) [शक्‌+ण्यत्‌| श्रुतिमधर---शकक्‍य: प्रियंवद 
प्रोक्त:---इति हलायधः--दश ० २॥५ । 

शक्तरकाष्ठा पृव दिशा 

शड्भूनभियोग: दोषारोपण करना या संदेह करना । 


शद्धूराचार्य: वेदान्तदशन का महृत्तम आचाये, अद्वेतवाद | 


का प्रवतेक जिसने ब्राह्मण्य धर्म को प॒नर्जीवित करने 
के लिए षण्मत की स्थापना की | 
शझहुकुपुच्छम्‌ (मधुमक्खी या भीड़ आदि) कीड़ों का डंक । 
शहझकुफला शंभी वृक्ष, जेंडी का वक्ष । 


शबद्भ: [शम्‌ -+ख | शंख का बना कंकण | सम०---आवते 
शंख का झुकाव या गोलाई का मोड़, शंबकावते 
-“ बलय: शंख से निर्मित कड़ा, बेला शंखध्वनि के 
द्वारा संकेतित समय । 

शतम्‌ (नपु०) 4. सो 2. कोई बड़ी संख्या । सम ०---चन्द्र: 
तलवार या ढाल जो सौ चद्द्राद्रुनों से सुसज्जित हो, 
“चरणा शतपदी, कनखजूरा,--पोन: चलनी, 
“मयख: चन्द्रमा,---लोचनः इन्द्र का विशेषण । 

शत्रः [शद्‌+-त्रुन | 4. दुश्मन, रिपु 2. विजेता, हराने वाला । 
सम०--निबहँण (वि०) शत्रुओं का नाश करने वाला 


१६९ 


ब्रजभाषा मथरा के आस-पास बोली जाने वाली भाषा । 

ब्रतः:--तम [वरज्‌--घ, जस्य त:| मानसिक क्रिया कलाप 
ब्रतमिति च मानस कर्म उच्यते--मी० सू० ६।२।२० 
पर शा० भा०। सम०--धारणम एक धामिक 
व्रत का धारण करना । 

ब्रात्यकाण्ड:ः अथवंवेद का एक काण्ड | 

ब्रात्यचर्या आहिण्डक या अवधूत का जीवन । 

तव्रोडादानस संकोच एवं नम्नतापूर्वक दिया गया उपहार । 

ब्रीहिवापम_ चावल की पौधा लगाना । 

ब्लेष्क: पाश, जाल । 


श 


-“कुलम रिपु का घर,--लाव (वि०) शत्रुओं को 
मारने वाला । 
शनिचक्रम शनि की स्थिति से! शभाशभ जानने का एक 
आलेख, चित्र । 
शपित (वि०) [शप्‌--क्त] शाप दिया हुआ । 
दपथकरणम्‌ शपथ उठाना । 
शपथपुवंकम (अ०) शपथ उठाकर (कहना या करना) । 
दशफरुकः पेटी, बतेन--हुष ० ४ । 


शब्दः [दब्द-- घत्म | !. आवाज़ (श्रुति विषय और आकाश 
का गृण) 2. ध्वनि, रव (पक्षियों या विभिन्न प्राणियों 
का) 3. पद, साथंक शब्द 4. व्याकरण 5. ख्याति 
लब्धशब्देन कौसल्य--रा० २।६३।११ 6. पुनीत प्रणव 
(ओम ) । सम०--अक्षरम्‌ पुनीत प्रणव,--इन्द्रियम 
कान, -- ग्रोचरः 4. वाणी का विषय 2. श्रव्य, - वल- 
क्षम्यस शाब्दिक भिन्नता,-- संज्ञा व्याकरण का एक 
पारिभाषिक शब्द,--पा ० १।१।६८,--स्मतिः (स्त्री०) 
भाषा विज्ञान । 

शमात्मक (वि०) शान्त, स्वभाव से शान्तिप्रिय । 


शमोपन्यास: शान्ति के लिए बोलने वाला, शान्ति की 
वकालत करने वाला । 

शमनोय (वि०) [शम्‌--अनीय | शान्ति देने योग्य, मन को 
शान्ति प्रदान करने योग्य । 

दइमीकुणः वह समय जब कि शमी वक्ष के फल आता हूं । 

दम्भतेजस 4, शिव की आभा 2. स्कन्द का विशेषण । 

शम्या [शम्‌-+-यत्‌-+-टाप्‌] 4. लकड़ी या चौखट 2. जए 
की कोल 3. एक प्रकार की वीणा 4. यज्ञपात्र 5. एक 
प्रकार का शल्यचिकित्सापरक उपकरण । सम० 
हल --पातः दूरी जहाँ तक कोई लकड़ी फंकी जा 
सके । 


( शरैरेटं४ड ) 


शयनम्‌ [शी--ल्यूट] 4. सोना, लेटना 2. बिस्तरा, खाट 
3. सहवास, यौनसंबंध । सम ०--पालिका सेविका जो 
राजा की शब्या बिछाती हे,--भूमिः शयन कक्ष, सोने 
का कमरा । 

शरक्षेपः बाण फेंकने की दूरी का परास । 

दरणम्‌ [श्‌ृ+ल्युट] ॥. प्ररक्षण, सहायता 2. शरणागार, 
शरणाश्रम 3. आवास, धर 4. विश्वरामस्थर 5. आहत 
करना, हत्या करना। सम०--आगतिः प्ररक्षणाथ्थे 
पहुंचना,-- आलयः शरणगृह,--द (वि०),--प्रद 
(वि०) शरण देन वाला । 

शरज्ज्योत्स्ना | शरद्‌--ज्योत्सना] शरदतु की चाँदनी 
-“शरज्ज्योत्स्ताशुद्धां शशियतजटाजूटमकुटाम-सौन्दय॑ 
लहरी । 

दशरोरचिन्ता शरीर की देखभाल ! 

शरीरधातुः बुद्ध के शरीर की अवशिष्ट भस्म । 


दरोराकार:, शारीरिक दशन, देह का आकार-प्रकार, 
शरोराकृतिः: | सूरत, शक्‍ल, शरीर का डीलडौल । 
शकरा [रश--करन्‌, कस्य नेत्वम | . गन्ने से निर्मित शक्कर 
2. कद्धूड़ 3. पत्थरों के टुकड़ों से बहुल भूमि 4. रेत 
ठीकरा 6. सुनहरी भमि--स्तिमितजलो मणि- 
शद्भुशकेर:ः --रा० २८११६ । 
शक राल (वि०) [शकरा--अलरूच्‌ ] कड्भूड के कणों से 
क्‍ युक्त (जंसे कि रेतीले तट की हवा) 
दर्मण्य (वि०) [शमंन-य |] शरण देन वाला, प्ररक्षण देने 
वाला । 


शलाका [शर-])-आकः] 4. खंटी, कील 2. अंगली---शला- 
कानखपातशच---महा ० ४४१३।२९ । सम ० -- परीक्षा 
विद्यार्थी की परीक्षा लेने की रीति जिसके अनसार 
पुस्तक म॑ कहीं भी शलाका से संकेत किया जा सकता 
है,-पुरुषा: ६३ दिव्य जन,--यन्त्रम शल्य चिकित्सा 
से संबद्ध एक उपकरण,--कतं (पुं०) जर्राह, शल्य- 
चिकित्सक,--क्रिया शरीर में घसे हुए कांटे आदि 
किसी पदार्थ को वाहर निकालना, -पर्वन महाभारत 
का नवाँ खण्ड (पवे) 

शवशयतन्तम्‌ क़बरिस्तान | 

शवशिविका अर्थी, शव को ले जाने वाली पालकी । 

शवद्ाष्कुली एक प्रकार की मछली । 

शस्त्रम | शस--य्ट्रन | 4. हथियार 2. लोहा 3. इस्पात 
4. सस्‍तोत्र। सम०--कर्मन शल्यक्रिया,--निपातनम 
शल्यक्रिया, --व्यवहार: हथियार चलाने का अभ्यास ! 

शाककलम्बक: लशुन, प्याज जंसी एक गांठदार कन्द | 

शाकपात्रम्‌ सब्जी को तश्तरी । 

शाखा परम्परा प्राप्त वेद का पाठ, किसी विशेष शाखा 
द्वारा अनुसत वेद पाठ जसे शाकलू शाखा, आइवलायन 
शाखा, बाष्कल शाखा आदि । सम9-अध्येत वेद की 


किसी विशेष शाखा के पाठ का पढ़नें वाला विद्यार्थी, 
“वात: वाय के कारण अंगों में पीड़ा । 

शादूरपीठ: शद्धभूराचाय द्वारा स्थापित पाँच आध्यात्मिक 
केन्द्रों में से कोई सा एक । 

शाहुखायन: वेद का एक अध्यापक । 

शाण्डिल्यस्मृति: शाण्डिल्य द्वारा प्रणीत एक धर्मग्रन्थ या 
विधि की पुस्तक । 

शातक्रतव (वि०) [ शतक्रतु-अण्‌ | इन्द्र संबन्धी । 

शातनम्‌ [| शो+-णिच्‌, तरू-+- ल्यूट | पनाना, तेज करना 
चमकाना । 

शान्त (वि०) | शम्‌-+क्‍्त |] प्रभावहीन किया हुआ, ट्ठा 
किया हुआ। सम०-“>गृुण (वि०) उपरत, मृत 
-- नेपे शान्तगणे जाते--रा० २।६५।२४,--रजस 
(वि०) 4. घल रहित 2. निरावेश । 


शान्ति: (स्त्री०) | शम्‌+-क्तिन्‌ ] विनाश, अन्त । सम० 
-कैमन्‌ पाप को दूर करने का कोई घामिक अनुष्ठान 
--वाचनम एऐंसे वेद मंत्रों का सस्व॒र पाठ जो पाप को 
दूर करन वाले समझ जाते हैं । 

शापग्रस्त (वि०) शाप के दुष्प्रभाव से जकड़ा हुआ । 

शापाम्ब॒ | शाप का उच्चारण करते समय दिये जाने 

शापोदकम | वाले पानी के छींट । 

शाबरभाष्यम्‌ मीमांसा सूत्रों पर किया गया भाष्य | 

शामित्रम्‌ [ शम्‌--णिच्‌--इत्रचु | पश॒ बलि देने का 
स्थान । 

शाम्बरिक: [ शम्बर--ठक | बाज़ीगर । 


शारद (वि०) [ शरद--अण ] चतुर, निपुण । 

शारद्तः कप का नाम । 

शारिश्वदखला एक प्रकार का पासा, शतरंज खेलने की गोट । 

शार्वे (वि०) [ शर्व--अण | शिव से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

शालड्भायन: एक ऋषि का नाम । 

शालड्ूि: पाणिनि का नाम । 

शाश (वि०) [ शश--अण |] खरगोश से प्राप्त, खरगोश 
सम्बन्धी । 

शासनम्‌ | शास-+-ल्यद | 4. घामिक सिद्धान्त 2. संदेश । 
सम०-दृषक (वि०) आदेश का पालन न करन 
वाला, --- लछ्घनम्‌ आज्ञा का उल्लंघन करना । 

शास्त्रम [| शास्‌+ष्ट्रन | ॥. आदेश, आज्ञा 2. पावन, 
शिक्षण, वेद का आदेश 3. ज्ञान का कोई विभाग 
4. किसी विषय का संद्धान्तिक पहल--इमं मांच 
शास्त्र च विमशतु--माल० १। सम०-अन्वित 
(वि०) शास्त्रीय नियमों के अनुकूल,--बकत (पुं०) 
शास्त्रीय पुस्तकों का व्याख्याता,--वजित (वि०) 
सब प्रकार के नियम या विधि से मक्‍त,--वाद: शास्त्र 
के आधार पर दिया गया तक । 


( १३२४५ ) 


शिक्यपाशः छींका रूटकाने के लिए रस्सी । 

शिक्षा [ शिक्ष--अ--टाप्‌ ] 4. दण्ड 2. गरु के निकट 
विद्याम्यास 3. उपदेश 4, सलाह । सम०--आचार 
(वि०) (गुरु के) उपदेशों के अनुसार आचरण करने 
वाला । 

शिलण्डक: [ शिखण्ड---कन ] . कल्हे के नीचे शरीर का 
मांसल भाग 2. शेववाद में मुक्ति की एक विशेष 
अवस्था । 

शिखाबन्ध सिर के बालों का गच्छा, चोटी बांघना । 

शिखिन्‌ (वि०) [ शिखा --इनि ] . नोकदार 2. चोटी- 
धारी 3. ज्ञान की चोटी पर पहुँचा हुआ 4. अभिमानी 
(पुं०) . मोर 2. अग्नि। सम०-कण: आग की 
चिनगारी,--भूः स्कन्द का नाम, --मृत्यः कामदेव । 

शिलाक्षरम्‌ . प्रस्तरमुद्रण, पत्थर के द्वारा छापने की प्रक्रिया 
2. शिलालेख, पत्थर पर खुदवाया हुआ अनुद्यासन । 

शिलानिर्यास: शिलाजतु, शीलाजीत । 


शिलाशित (वि०) पत्थर पर बनाया हुआ । 

शिलीपद: पादस्फीति, फील पाँव रोग । 

शिल्पगेहम शिल्पकार का कारखाना, कारीगर के काम 
करने का स्थान । 

शिल्पजीविन्‌ (वि०) कारीगरी का काम करके जीविको- 
पार्जन करने वाला व्यक्ति, शिल्पी । 

शिव (वि०) [| शो-+वन्‌ पृषो० | 4. शुभ, मंगलरूमय, 
सोभाग्यसूचक 2. स्वस्थ, प्रसन्न, भाग्यशाली, (पुं०) 
. हिन्दुओं के त्रिदेव में से तीसरा 2. पारा 3. सुरा, 
स्पिरिट 4. समय 5. तक्र, छाछ। सम० - अद्वृत: 
शंववाद का दर्शनशास्त्र, - अकंभणिदीपिका अप्पय- 
दीक्षित द्वारा रचित शववाद पर एक ग्रन्थ,--काम- 
सुन्दरी पावंती का विशेषण, -- पदम मोक्ष, म॒क्ति, 
- बीजम पारा। 


शिशथिषा [ झी-+सन्‌--अहू--टाप्‌ घातोद्वित्वम | सोने 
को इच्छा । 

शिशिरमथित (वि०) सर्दी से ठिठुरा हुआ । 

शिशु: | शो--कु, सन्वज्भावः, द्वित्वम्‌ ] 4. वच्चा, बाल 
2. किसी भी जन्‍्तु का बच्चा (बछड़ा, पिल्ला, 
बिलौोटना आदि) 3. छठें वर्ष में हाथी। सम० 
- नासन (पं ० ) ऊंट । 

शिश्तम्भर (वि०) विषयी, कामलोलप । 

शिष्टविगहेंणम बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली 
निन्दा । 

दिष्टसम्मत (वि०) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा माना हुआ । 

शोप्रकेन्द्रम ग्रहसंयोग से दरी, फासला । 

शीघ्रपरिधि: (पुं०) ग्रहसंयोग का अधिचक्र । 

शीफ़र (वि०) . मनोरम, रमणीय 2. आनन्दप्रद, 
सुखमय । 


शीर्षछेदिक । (वि०) फांसी पर चढ़ाये जाने के योग्य, 

शीषछेय -शीषच्छेद्य: स ते राम तं हत्वा जीवय 
द्विजमू--उत्तर ० २।२८। 

शीषत्राणम शिरस्त्राण, टोप । 

शीषपट्टक:ः दुपट्टा, साफा, पगड़ी । 

शुकसप्तति: एक तोते के द्वारा अपनी स्वामिनी को सुनाई 
गई सत्तर कहानियों का संग्रह । 

शुक्रम्‌ | शुत्त-+-रक्‌, नि० कुत्वम्‌ | . उज्ज्वलता 2. सोना 
दोलत 3. वीये 4. किसी चीज का सत्‌ 5. पुंस्त्व- 
शक्ति, स्त्रीत्वशक्ति। सम०--कृच्छम मूत्रकृच्छ 
रोग,--दोष: बीय॑ का दोष | 

शुक्लूम [गुच्‌--लुक, कुत्वम्‌ |] . उज्ज्वलता 2. दवेत धब्बा 
3. चांदी 4. आँख की सफेदी का रोग | सम ०--जीव: 
एक प्रकार का पौधा,---देह(वि ०)पवित्र शरीर वाला । 

शुचियस्त्रम्‌ एक मशीन जिसके द्वारा आतिशबाजी का 
प्रदशन किया जाता हैं । 

शुचिश्रवस्‌ (पुं०) विष्ण का नाम । 

शुचिषद्‌ (वि०) सनन्‍्मार्ग पर चलने वाला । 

शुण्डमूषिका छछुन्दर । 

शण्डादण्ड: हाथी का संड । 

शुद्ध (वि०) [ शुध-+क्त | 4. जांचा हुआ, आजमाया 
हुआ, परीक्षित 2. पवित्र, निष्कलंक 3. ईमानदार, 
धर्मात्मा 4. विशुद्ध, खालिस जिसमें कुछ मिलावट 
नही (विप० मिश्र)। सम०-अद्वंतम अद्वेत की 
वह स्थिति जहाँ कि जीव और ईइ्वर का सायुज्य 
मायारहित माना जाता है,--बोध (बि०) (वेदान्त०) 
विशुद्ध ज्ञान से युक्त,- भाव (वि०) पवित्र मन 
वाला, - विष्कम्भकः नाटक का वह भाग जहाँ केवल 
संस्क्ृत बोलने वाले पात्र ही दिखाई दें | 

शुद्धि: [ शुघ्‌ +-क्तिन्‌ ] (गणित० में) शेष न छोड़ना । 

शुभसड्भलम्‌ सोभाग्य, कल्याण, अम्थुदय । 

शुल्काध्यक्ष: चुगी का अध्यक्ष । 

शुल्बसूत्रम सूत्रग्नन्थ जिसमें श्रोत यज्ञक्ृत्यों की विविध 
गणनप्रक्रिया समाविष्ट है । 

शष्ककास: सूखी खाँसी । 

शुष्करुदितम_ ऐसा रोना जिसमें आँसू न आयें । 

शूक: [ शिव--कक्‌, संप्रसारणम ] ।. प्रकिण्व, सुरामण्ड 
2. खमीर । 

शूद्र: | शच-- रक्‌, पृषो ० चस्य दः दीघेश्च ] हिन्दु समाज 
में चौथे वर्ण का पुरुष (कहा जाता है कि वह पुरुष 
के पेरों से उत्पन्न हुआ --पद्भ्यां शूद्रोडजायत---ऋ० 
१०।९०।१२।) । सम० -“अन्नम्‌ शूद्र द्वारा दिया 
गया या परोसा गया भोजन,--ध्न (वि०) श्र 
को हत्या करने वाला,--वृत्तिः शूद्र का व्यवसाय, 
-- संस्पक्ष: शूद्र से छ जाना । 


( १३४६ ) 


शरः [शूर-+अध्‌ | . नायक, थोद्धा 2. शेर 3. रीछ 
4. सूर्य 5. साल का वृक्ष 6. मदार का पौधा 
7. चित्रक वक्ष 8. कुत्ता 9. मुर्गोे। सम०--वाद: 
बौद्धों का अनस्तित्व सिद्धांत । 

शलः [ शूल्‌ +क ] ॥. विक्रय 2. बेचने योग्य पदार्थ 
3. नौोकदार हथियार 4. लोहे की सलाख (जिस पर 
रख कर माँस भूना जाता है) 5. किसी भी प्रकार 
का दर्द 6. मृत्य। सम०--अड्भूः शिव का विशेषण 
--ये समाराध्य शूला ड्रूं---महा ० १०।७।४७,-- अवत 
सित (वि०) सलाख पर लटकाया हुआ, सूली पर 
चढ़ाया हुंआ,-- आरोप: सूली पर चढ़ाना । 

शल्यसांसम्‌ भुना हुआ मांस । 

शष (वि०) [ शूषप्‌ू--अच्‌ | . गुंजायमान 2. साहसी | 

शूदड्धम [ शु--गन्‌ म॒म्‌,ह् स्वश्च ] 4. सींग 2. पवत की 
चोटी 3. ऊँचाई 4. स्त्री का स्तन 5. एक विशेष 
प्रकार का संनिक व्यह । सम०-ग्राहिका ॥. प्रत्यक्ष 
रीति 2. (तके० में) एक पक्ष लेना। 

श्वूड्धिन्‌ (वि०) [ शज्भ--इनि | सींगों वाला जानवर 
(पु०) बेल । क्‍ 

श्रुतपाक (वि०) पूर्णतः पका हुआ । 

श्ृतद्गीत (वि०) उबाल कर ठंडा किया हुआ । 

शेष: [ शिष्‌--अच ] [. अज्भभूत वस्तु 2. प्रसाद, 
कृपा । 

दषाचल: 

शषाद्रि: 

शेक्‍य: [ शिक्य-|-अण ]. एक प्रकार का गोफिया 2. लट- 
काया हुआ बत॑न। 

शैथिल्यम [शिथिल--ष्यञ्य_] . अस्थिरता 2. शिथिलता, 
सुस्ती 3. (दृष्टि की) शून्यतता 4. अवहेलना । 

झेलगुरु (वि०) पहाड़ जसा भारी । 

शलबीजम्‌ भिलावाँ । 

शेलषोी [| शिलूष--अण्‌ --डीप | नटी, नतेकी । 

शोकनिहत । (वि०) शोकपीड़ित, गम का मारा | 

शोकहत 

शोण: [ शोण--अच्‌ |] लाल । 

शोणितप (वि०) [शोणित--पा+क] रुधिर पीने वाला । 

शोणितपित्तम रुधिरख्राव । 

शोध: [ शध--घञ्ज_ ] शुद्धि, सफ़ाई, विरेचन । 

शोधनम्‌ [ शुघ्‌--णिच्‌ +ल्युट ] 4. मार्जन, परिष्करण 
2. पाप अपराधादि से शुद्धि । 

शोभनाचरितम्‌ सुन्दर आचरण, सदाचरण । 

शोली वनहरिद्रा, पीली हल्दी । 

शोषयित्नू: [ शुष्‌---इत्नुच्‌ ) सूर्य । 

शौद्धेयः: . गरुड़ 2. बाज, इयेन । 

शौचम्‌ [ शुचि-|- अण्‌ ] (तर्पण के लिए) जल । 


तिरुपति की पहाड़ियाँ । 


शोण्डोयंसम [ शोण्डीर-ष्यञथा ] . शरवीरता, पराक्रम 
2. अभिमान, घमंड । क्‍ 

शौयंकम्‌ (नपुं०) शूरबवीरता का काये। 

शौव (वि०) [ श्वन्‌ू-+-अणू, टिलोप: ] आगामी कल से 
संबंध रखने वाला । 

इसश्रुकर: नाई, हजामत बनाने वाला । 

इमश्रुशेखर: नारियल का पेड़ । 

इ्यासः [ रय-|मक्‌ | तमाल का पेड़ । 

इयासवल्ली काली मिच । 

दयामा दुर्गादेवी का तान्त्रिक रूप । 

इयेनकपोत्रीय (वि०) आकस्मिक संकट । 

इयेनपात: बाज़ का झपट्टा । 

श्रद्धाजाड्यम अंध विश्वास ! 

श्रद्धेघ (वि०) [ श्रतृ+धा+ण्यत्‌ ] विश्वासपात्र,-शद्धे या: 

विप्रलब्धार:--कि ० ११।३५ । 

श्रम (प्रेर०--श्र-श्रामयति) . थकाना 2. जीतना, हराना। 

श्रभविनोद: क्लांति दूर करना, विश्राम करना । 

श्रमात॑ (वि०) थक कर चूर-चूर, थकान से पीड़ित । 

श्रवपत्रम कान की बाली । 

श्रवणम्‌,-णः [श्रु+ल्यूट | . कान 2. त्रिकोण को एक 
रेखा 3. सुनने की क्रिया। सम०--पुटकः कर्णविवर, 
-- प्रकः कान की बाली, कर्णफूल,--प्राघुणिकः श्रवण 
गोचर वस्तु, कानों में आना,-भृत ( वि० ) कहा 
गया । 

श्राउ्मित्र: श्राद्ध के द्वारा बनाया गया मित्र । 

भ्राद्धाहें ' (वि०) श्राद्ध के लिए उपयुक्त । 

भ्राद्डय 

श्रावकः [ श््र+ण्वुल | वह ध्वनि जो दूर से सुनी जाय । 

थ्रितक्षम (वि० ) स्वस्थ, शान्त । 

थ्ितसत्त्व (वि०) जिसने साहस का आश्रय लिया हैं, 
साहसी, दिलेर । 

श्री | श्रि-+क्विप्‌, नि० दीघं: | वेदत्रयी, तीनों वेद । 

श्रोमकुटम सोना, स्वर्ण । 

श्रीमत्‌ (पृ०) . तोता 2. साँड । 

श्रतिः [ श्रु+-क्तिन्‌ ]. वाणी 2. कीति 3. उपयोग, लाभ 
4. विद्वत्ता, पांडित्य । सम० अर्थ: वदिक अरथंसूचन, 
- जातिः नाना प्रकार के दिक्स्वर, दूृषक (वि०) 
कानों को कष्ट देने वाला,--बेंध: कान बींघना-शिरस 
उपनिषदें - श्रुतिशिरस्सीमन्तमुक्तामणिम्‌-- प्रताप० 
१।९ | 

श्रेयोभिकांक्षित (वि०) कल्याण चाहने वाला । 

श्रेष्ठयेधिका कस्तूरी । 

श्रेष्ठान्वयः (वि०) उत्तम कुल में उत्पन्न । 

श्रोणिबिम्बम्‌ गोल नितम्ब--श्रोणिबिबचलदम्बरं भजत 
रासकेलिरसडम्बरम्‌--नारा ० । 


( १३४७ ) 


है 


भ्रोतस्मात॑ (द्वि० व०) वेद और स्मृति से संबंध रखने 
वाला । 

इेलथबन्धनम्‌ . पुट्ठों का विश्राम देना 2. ढीली गांठ । 

इलाघाविपयंय: शेखी बघारने का अभाव, प्रशंसा या चाप- 
लसी का न होना 

श्लिष्टरूपकम रलेषयक्त रूपक अलंकार, जिस रूपक के 
एक से अधिक अर्थ होते हों । 

इलेष: [ दिलष-|- घण ] . आछलिंगन, मथुन 2. व्याकरण 
विषयक आगम संयोग 3. एक शब्दालंकार जहाँ एक 
शब्द के कई अर्थों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न 
होता हूं । 

इलेषोपमा उपमा अलंकार जिसके दो अ्थ॑ होते हों । 

इलेष्मकटाह: थकदान । 

इलोक्य (वि०) [ श्लोक -ण्यत्‌ ] प्रशंसनीय । 

इ्वजीविका कुत्ते का जोवन, दासता । 

व्वदष्ट्रा . कुत्ते की दाढ़ 2. गोखरू का पौधा । 


घडदा: छठा भाग । 

बडध्टकम फलित ज्योतिष का एक योग । 

बडमि: अस्तित्व को छः: लहर । 

घटपद: . मधमक्खोी, भोंरा 2. गीति छन्द । 

पड्ऋतु: (१०, ब० व०) छः ऋतुएं 

घड़भाववाद: द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और 


इवयीचिः [ श्वयतेः चित | चन्द्रमा । 
इवसुरगहम्‌ रवसुरालय । 
इवसनमनोग (वि०) वायू और मन की भाँति चंचल । 

इवसनरन्प्रम॒ (नाक का) नथना । 

इवसनसमोरणमसर इवास, साँस । 

इवास: [श्वस-+घजा _] जनों के उच्चारण म॑ महा- 
प्राणता । 

इवसप्रभति (अ०) आगामी कल से लेकर । 

दइवोवस्ोयस (वि० ) प्रसन्न, शुभ, मद्भलमय । 

श्वेत: [ध्वित॒+अच्‌, घजझ्ास वा](. सफेद बकरी 2. धूमकेतु, 
पुच्छलतारा 3. चाँदी का सिक्का 4. जीरे का बीज 
5. शा 6. सफंद रग 7, शुक्र तारा। सम० अशु 
चन्द्रमा,---अह्बः अजून, - कपोतः 4. एक प्रकार का 
चहा 2. एक प्रकार का साँप,- क्षारः यवक्षार, शोरा 
--रसः छाछ और पानी बराबर-बराबर मिले हुए 
>-वाराहः कल्प का नाम जो आजकल बीत रहा है । 


ना पकनूरी८ क_+- नी मं. ..+4-आर धर... ५८८८८८<८-ानममा मम. न्‍शरहाााानक...ल्‍ 
शा ॥ करा... डक... कक... -न्‍नने हिय-खिगए..ब3.ब.8.ल्‍नगनत-.त.63तन. ०-० "ानानधाना. गान 2. नम«मन---भ, ० नहा का... हा ७... ०० ०-० 2... 2... "०. न. ०... ०... ना. धरा. शा -आाता" ॥" शलााााा 


समवाय' इन छः: द्रव्यों की स्वीकृति पर आधारित 
सिद्धान्त । 

घाडव: . रसराग की एक जाति जिसम॑ केवल छ: स्वर 
जाते हैं 2. मिठाई, हलवाई का कार्य । 

षोडशा हः शाक्तशाखा का एक चक्र । 


व्ामण- -धयण००्म्ण्ः.... विनाश ७. गा "गाया ूझइक 


सत 


संयत्‌ (स्त्री०) [सम+यत्‌--क्विप | यद्ध, लड़ाई, संग्राम । 
सम०--वाम (धि०) उस सबकी एकत्र करने वाला 
जो सुखद हें । 

संदन्त्रित (वि०) [संयन्त्र +-इतच्‌ ] रोका हुआ, बन्द किया 
हुआ । 

संयम (म्वा० पर०) 4. रोकना, दमन करना, दबाना 
2. सटाना, भींचना । 


संयतमथुन (वि०) जिसने मंथन करना त्याग दिया हू । 
संयति: [सम्‌-[-यम्‌--क्तिन्‌ ] तपर्चर्या, निरोध, संयमन । 
संयम: [सम्‌-| यम्‌- अप | प्रयत्न, उद्योग । 
संयोग: [सम्‌-- यज्‌--घज्न ] . (दर्शन०) भौतिक संपर्क 
2. शारीरिक संपर्क 3. योगफल । सम०--विधि: 
. सम्मिश्रण की प्रणाली 2. जीव और ईश्वर के 
सायज्य को दर्शानेवाली वेदान्त की उक्ति । 


संयति: [सम्‌+य--क्तिन] (गणित०) दो या दो से अभिक 
संख्याओं का योगफल । 

संरभ्‌ (म्वा० आ०) डरना-प्रवृत्तं रज इत्येव तन्न संरम्य 
चिन्तयत-महा० १२।१९४॥३२ । 

संर्धनत्र ( वि० ) जिसकी आँखें सूज गई हों । 

संरब्धभमान ( वि० ) जिसके अभिमान को आधात छग 
चुका हें । 

संरम्भ: [सम्‌- रभ+घजा , मुम्‌] !. घृणा, दष- संरम्भ- 
योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्‌ भाग० ७।१।२८ 2. (युद्ध 
का) वेग, आक्रमण की प्रचण्डता । 

संराष्धि: [सम्‌-| राध्‌- क्तिन्‌ ] निष्पत्ति, सफलता । 

संरुद्ध (वि०) [सम्‌-+रुघ्‌--क्त] . बाधायुक्त (गति) 
--फाल्गनो गात्रसंस्द्धों देवदेवेन भारत-महा० ३) 
२९।६२ 2. कारावरुद्ध । 


( ३४८ ) 


संरोध: [सम्‌ + रुघ--घज्म_] बंधन, क़द । 

संख्ठ (वि०) [सम्‌--रुह +-क्त] जो गहराई तक घसा 
हुआ हो--ततो मामतिविश्वस्त॑ संरूढशरविक्षतम 
-महा ० ३।१७४।१ । 

संवत्सरनिरोध: एक वर्ष की क़ंद । 

संबद (म्वा० पर०) परस्पर मिलाना। 

संवदनम [संवद-ल्यट्‌|] संदेश । 

संवाद: [सम्‌-- वद्‌ --- घञ्म_] अभियोग, मुक़दमा । 

संवर्गविद्या (दर्शन० ) अवशोषण या विश्लेपण का शास्त्र । 

संवास: [सम--वस्‌-+-घछका | सहवास । 

संवहनम [सम्‌--वह +ल्युट्‌] . मार्मदशन करना, नेतृत्व 
करना 2. प्रदशन करना, दिखलाना । 

संविग्न (व०) [सम्‌-विज्‌--क्त] 4. क्षब्ध, उत्तंजित 
2. भयभीत, डरा हुआ 3. इधर-उधर चक्‍कर लगाता 
हुआ । 

संविज्ञाननम [सम्‌+वि--ज्ञा--ल्युट्‌|] ।. सहमति, अनुमोदन 
3. सम्यक ज्ञान 4. प्रत्यक्ष ज्ञान । 

संविद [सम्‌--विद्‌-+-क्विप| . मतंकक्‍्य--स्तुतीरलूभमा- 
नानां संविदं वेद निश्चितान्‌ -- महा० १२।१५१।॥६ 
2. मित्रता--संविदा देयम्‌ -त० उ० १।११।१३ । 

संविध (स्त्री० ) [सम्‌-+वि--धा-+-क्विप्‌ | व्यवस्था--रावणः 
संविधं चक्रे - महा० ३।२८४।२ । 

संविभकक्‍त (वि०) [सम्‌-+वि--भज्‌--कत] बांटा हुआ, 
विभाजित, पृथक किया हुआ । 

संवेश: [सम्‌+विश --घञ्ा_ | कुर्सी । 

संवेशनसम_ [सम्‌--विश्‌--ल्युट्‌] सोना, नींद लेना संवेशनो- 
त्थापनयो:--प्रतिमा ० । 

संवार: सम+ व्‌+घछ््ण_] बाधा, विध्न । 

संवतसंबाय (वि०) जो गोपनीय बातों को गुप्त रखता है । 

संबतेः [ सम्‌+-वृत्‌-+घधछ्ज_ ] सिकोड़ना, सिकुड़न,--पर्या- 
यात्‌ क्षणदृष्टनष्टककुभः संवरतविस्तारयो:--म० वी० 
५।१ । 

संबतित (वि०) [ सम्‌-+-व॒ृत्‌+क्त | 4. लिपटा हुआ, 
लपेटा हुआ 2. बराबर आया हुआ । 

संवद्धिः [ सम-+-वृघ्‌ --क्तिन्‌ | पूर्णवृद्धि, अभ्युदय, शक्ति । 

संव्यस (दिवा० पर० ) व्यवस्थित करना, एकत्र करना । 

संब्यह: [| सस्‌ू+वि-ऊह +घछ्ण_| व्यवस्था, क्रम- 
स्थापन । 

संशित (वि०) [ सम्‌+शो-+क्त | अपने संकल्प को 
दृढ़ता पूर्वक निभाने वाला (जंसा कि 'संशितब्रत' 
केड़ाई के साथ अपना ब्रत पूरा करने वाला) । 

संशयाक्षेप: एक अलंकार जिसमें संदेह का निवारण समा- 
विष्ट होता हैं । 

संदयोपमा संदेह के रूप में न्‍यस्त तुलूना । 

संशध्‌ (दिवा० पर०) शुद्ध करना, सुरक्षित रखना 


(आक्रमण से)--संशोध्य त्रिविधं मार्ग--मनु ० 
७। १८५ | 

संश्रि (म्वा० उभ०) संभोगसुख के लिए पहुँचना । 

संक्रयः | समू-+-श्रि+- अच ] 4. आसक्ति 2. किसी पदार्थ 
का कोई अंश । 

संक्रवस (नपृ०) [ सम्‌--श्रु+असुन्‌ | पूरी कीति या 
ख्याति। 

सब्लिष्ट (वि०) [ सम--श्लिष--क्त | मिश्रित, अव्यव- 

. स्थित,+ष्टम्‌ (नपु०) राशि, ढेर । 

संसक्‍त (वि०) [ सम्‌+सणज्ज्‌+कक्‍्त ] . विषयासक्त 
2. अनू रक्त । 


संसज्ञमान (वि०) [ सम्‌-+-सजञ्ज्‌--शानच्‌ ] . साथ 
लगने वाला 2. संकोच करने वाला, झिझकने वाला, 
“वाडमात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया--रा० 
२॥।२५१३९ । 

संसदनम्‌ [ सम्‌--सद्‌ -+-ल्यूट ] खिन्‍नता, अवसाद । 

संसिद्धि | सम्‌+सिध्‌ --कितन्‌ ] . अन्तिम परिणाम 
2. अन्तिम शब्द । 

संस्‌ (म्वा० पर०) 4. स्थगित करना, उठा रखना 2. काम 
में लगाना । 

संसारसागरः ) जन्म मरण का समुद्र । 

संस्ाराव्धिः 

संसाराणंवः 

संसारपड्धः संसार रूपी कीचड़ । 

संसारवक्षः सांसारिक जीवन रूपी वक्ष । 

संसेव (म्वा० आ०) . सम्मिलन करता 2. सेवा करना, 
सेवा म॑ प्रस्तुत रहना 3. व्यसनी होना । 

संसेवा [| सम्‌--सेव +- अछू- टाप्‌ | 4. (किसी सभा, समाज 
में) नित्यप्रति जाना 2. उपयोग, काम में लगाना 
3. आदर संत्कार, पूजा अचना । 

संस्क (तना० उभ० ) . संचय करता--ये पक्षापरपक्षदोष- 
सहिताः पापानि संस्कुवते--मृच्छ० ९।४ 2. यथा- 
थेता पर पहुंचना (गणित०) । 

संस्कारवतो (स्त्री) जिसे चमका कर उज्ज्वल कर दिया 
गया हे --संस्कारवत्येव गिरा मनीषी--कु० १।२८। 

संस्कारवत्त्वम्‌ प्रमाजन, परिष्कार--कि० १७६ । 

संस्कृतात्मत॒ (वि०) आध्यात्मिक अनुशासन, या घमं- 
कृत्यों के द्वारा जिसने अपने आपको पवित्र कर 
लिया हैं । 

संस्कृतिः [ सम्‌ू+#-+क्तिन्‌ ] ॥. परिष्कार 2. तेयारी 
3. पूर्णता 4. मनोविकास । 

संस्तम्भनम्‌ | सम्‌-स्तम्भू-+-ल्यूट |] रोकना, बंधन में 
डालना, पकडलेना । 

संस्तीणं (वि०) [ सम-+-स्तृ+क्त |] छितराया हुआ, 
बखेरा हुआ--समिद्व न्तः प्रान्त संस्तीर्णदर्भा:-श०४।८ । 


( १३४९ ) 


संस्था (म्वा० आ०-प्रेर०) 4. (नगर) निर्माण करना 
2. पुनः स्थापित करना 3 दाह संस्कार करना, 
(जैसे अस्थिस्थापनम्‌) अस्थि प्रवाहित करना, या 
जल समाधि देना । 

संस्था [ सम्‌-+स्था+-अडः---टाप्‌ | १. सहमति - कृतां 
संस्थामतिक्रान्ता:--रा० ४॥५७।१८ 2. दाह संस्कार 
3. सिपाही, गुप्तचर । 

संस्थावक्ष: गमले में लगा पौधा -कौ० अ० १२० | 

संस्थानम्‌ [ सम्‌-+स्था-- ल्यट्‌] . सरकार को संस्थित 
रखने का कार्य--कौ ० अ० २॥७ 2. भाग, प्रभाग, 
खंड 3. सौन्दय, कीति । 

संस्थित (वि०) [सम्‌--स्था--क्त] सुव्यवस्थित - संस्थि- 
तदोविषाण:---रा ० ३।३ १।४६ । 

संस्थिति: (स्त्री०) [ सम्‌+स्था-+क्तिन ] 4. एक ही 
अवस्था में पंक्ति बद्ध रहना 2. महत्त्व देना 3. रूप, 
शक्ल 4. सातत्य, ने रन्तय । 

संहत (वि०) [ सम--हन+क्त | . सुदृढ़ अंगों वाला 
2. भारा गया। 

संहतहस्त (वि०) एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए । 

संहतिः [ सम--हन्‌+क्तिनू ] . संधि, (कपड़े की) 
सीयन 2. मोटा होना, सृजन । 

संह (भ्वा० पर०) विपथगामी करना, भटकाना, भ्रष्ट 
करना--शूरान्‌ भक्तानसंहायानू--महा ०» १२।॥५७। 
२३ पर भाष्य । 

संहाररुद्रः संहार करने वाला रुद्र देवता । 

सकर (वि०) . कर युक्त, हाथों वाला 2. कर लगाने 
योग्य 3. किरणों से युक्त । 

सकीलः वह पुरुष जो इतना पंस्त्वहीन हे कि स्वयं संभोग 
करने के पूर्व अपनी स्त्री को परपुरुष के पास 
भेजता है । 

सकृत्स्नायिन्‌ (वि०) केवल एक बार स्नान करने वाला 
--मनु० ११२१४ | 

सकृदाहृत (वि०) जो राशि एक किश्तों में न चुकाकर 
एकमुद्त चुकाई गई हो । 

सकृदगतिः संभावनामात्र, केवल एक ही विकल्प । 


सकृद्रिभात (वि०) जो तुरन्त प्रकट हो गया हे । 

सगतिक (वि०) संबंधबोधक अव्यय से जुड़ा हुआ । 

सड्धूटहरचतुर्थोी गणेश की पूजा करने का शुभ दिन माघ 
कृष्ण या भाद्रकृष्ण चतुर्थी । 

सडद्भ[लनम [सम्‌-+-कल --णिच्‌ -|- ल्युट | दाहसंस्कार । 

सड्भूषंण: [सम्‌--कृष -|-ल्यूंट | अहंकार । 

सड्ूःरः [सम-- क -+- अच | गोबर । 

सड्भरज॒ ) (वि०) जिसके मातापिता भिन्न-भिन्न जाति 

सड्ूरजात | के हों, मिश्र मातापिता की सन्तान । 

सद्भुरीकरणम्‌ जातियों का मिश्रण । 


सडक्लप्‌ (भ्वा० आ०) औध्वंदेहिक कृत्य करना । अन्त्येष्टि 
करता । 

सद्धुल्पप्रभव (वि०) इच्छा से ही उत्पन्न, मानस--संकल्प- 
प्रभवान्‌ कामान्‌ - भग० । 

सद्भुल्पमूल (वि०) किसी इच्छा पर आधारित । 

सडकऋन्‍्द:[सम्‌--क्रन्द +घज्न_] . युद्ध, लड़ाई 2. विलाप । 

सड-क्रमणम्‌ [सम्‌--क्रम्‌+ल्यूट्‌ | मृत्यु--रा० २।१३॥१२ ! 

सडक्रोशः [ सम्‌+क्रश+घजञा ] ऊँचे स्वर से विलाप 
करना । 

सडूक्लिष्ट ( वि० ) | सम्‌--कव्लिश --क्त ] . जिस पर 
खरोंच आ गई हो 2. जिस पर धब्बा आदि पड़ गया 
हो, धूमिल, मलिन । « 

सहक्षयः [सम्‌--क्षि+ अच |] . शरणागार, घर 2. मुत्यु । 

सडक्षेपः [सम्‌--क्षिप-+-घञा_] विनाश । 

सडक्षोभणम्‌ [सम्‌-+-क्षभ्‌ --ल्यूट्‌ | शोक का प्रबल आघात, 
घकका । 

सडरूया [सम्‌ +रुिया+ अहू-+टाप्‌ ] . युद्ध, लड़ाई 2. नाम 
3. ज्यामितिपरक हांकु । 

सहख्यापदम्‌ अंक । 

सड्भम (म्वा० आ० प्रेर०) . दे देना, सौंप देना 2. हत्या 
करना । 

सड़तगात्र (वि०) जिसके शरीर में झुरियाँ पड़ गई हैं, या 
सिकुड़ गया है । 

सद्भति: [सम्‌ + गम्‌ - क्तिन्‌] (मीमांसा०) अधिकरण के 
पाँच अंगों में से एक । द 

सडग॒प्ति: [सम्‌--गप्‌ + क्तिन्‌] ।. प्ररक्षण 2. गोपन, गुप्त 
रखना । 

सड्भोपनम्‌ [सम्‌+गप्‌-+ल्युट्‌ | सर्वथा गृप्त रखना । 

सडग्रह: [सम्‌+ ग्रह +अप्‌ | छोड़े हुए शस्त्रास्त्रों को वापिस 
ग्रहण करना । 

सडगग्रामकर्मन (नपुं०) युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 

सड्ग्राममूर्धन्‌ (पुं०) युद्ध का अग्रिम क्षेत्र। | 

सह्भवत्तम निगम आदि संकायों का मिलकर कार्य करने का 
ढंग (आचरण) - कौ० अ० ११। 

सडद्भात: [सम्‌+हन्‌+घञ_] 4. बहाव- यस्य शोणित- 
संड्घाता--महा ० १२।९८।३१ 2. कठोर भाग 3. युद्ध 
4.हडडी 5. गहनता 6. समूह । 

सद्भातचारिन्‌ (वि०) समूह में मिलकर चलने वाला । 

सद्भधातम॒त्य: सबको एकदम मृत्यु । रे 

सद्भतशिला कड़ा पत्थर जिसपर (नारियल जंसी ) वस्तुएं 
तोड़ी जाती हूँ, पत्थर जैसा कठिन पदाथ | 

सद्भर्ब: [सम--घृष न-घञ्ा_] . शत्रुता 2. कामोत्तेजना । 

सद्धर्षां तरल लाख । | 

सचराचर (वि०) चल तथा अचल वस्तुओं समेत । 


| सजागर (वि०) जागरूक, सावधान, सतक । 


( १३५० ) 


सज्ज (वि०) [सज्ज्‌+-अच्‌] . सूत म॑ पिरोया हुआ 
2. धनष को डोरी पर ताना हुआ । 

सञ्चक: [ सम--चि--ड, स्वार्थेकन्‌ ] साँचा (जंसा कि 
ईंट पाथने वाले प्रयक्त करते हैं) । 

सजञ्चार: [| समू+-चर्‌--णिच्‌ --घझञ | !. मुग्ध करना 
--संचा र:  श्रवणदशंनाभ्यां परमोहनम्‌ --महा० 
१२।५९।४८ पर भाष्य 2. (जंगली जानवरों के ) 
पदचिह्न । 


सञ्चष्कारयिषु (वि०) शौचसंबंधी घधमंकत्यों का अनुष्ठान 
कराने का इच्छुक 

सञ्जनन (वि०) [सम्‌--जन्‌ --ल्यूट्‌] पंदा करने वाला, 
उत्पादक । हि 

सञ्जातनिवंद (वि०) खिन्न, अवसन्न, उदास । 

सञ्जातविश्रम्भ (वि० विश्वस्त, भरोसे वाला । 

सडञजप्‌ (म्वा० पर०) प्रतिवेदन देना, वक्तव्य देना । 

संजिहान ( वि० ) [सम्‌-हा-+-शानच्‌ धातोद्वित्वम्‌ 
त्यागने वाला, छीड़ने वाला । 

संज़्क (वि०) [ संज्ञ--कन्‌ |] नाश करने वाला--कदा 
वयं करिष्याम: संन्यास दुःखसंज्ञकम्‌ --महा० 
१२९।२७९।३ । 

संज्ञपित (वि०) [सम्‌+ज्ञा+-णिच्‌ --क्त, पुकागम:| बलि 
दिया गया, नष्ट किया गया--भाग० ४॥२८।२६ । 

संज्ञा [सम्‌--ज्ञा--क] ॥. पगडंडी, पदचिहक्ल 2. दिशा 
3. पारिभाषिक शब्द । 

संज्ञासत्रम वह सूत्र जिसके आधार पर किसी पारिभाषिक 
शब्द का निर्माण होता है। 

सटाक्षेप: अयाल (केसर) का लहराना--सदाक्षेपक्षिप्त- 
नक्षत्रसंहतिः:--दुग ० ७ । 

सतोद (वि० ) पीडित, चुभन जसी पीडा से ग्रस्त । 

सत्किया समारोह, अनुष्ठान । 

सत्तम (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ (समस्त शब्दों के अन्त में 
प्रयकत जंसे आचायसत्तम:) । 

सत्त्रम [ सद-|-ष्ट्रनू | बनावटी रूप, छद्मवेष । 

सत्त्रिन (पुं०) [ सत्त्र-इनि |. सहफाठी - कौ० अ० 
१।११ 2. विदेशस्थ राजदूत । 

सत्त्वम्‌ [ सत्‌-+त्व | . बुद्धि 2. सूक्ष्म शरीर । 

सत््वतन्‌ः विष्ण का विशेषण । 

सत्वयोग: . मर्यादा 2. जीवन-प्र काशन, प्राण प्रदान 
--चित्रे निवेदय परिकल्पितसत्त्वयोगा --श० २।१० । 

सत्यम [ सत्‌+यत्‌ ]. मोक्ष 2. सचाई 3. निष्कपटता 
4. पवित्रता 5. प्रतिज्ञा 6. जल 7. ईश्वर । सम० 
--आश्रमः संन्‍्यास,--क्रिया, शपथ ग्रहण करना, 
-- भेंदिन ( वि०) प्रतिज्ञा भंग करने वाला,--मानम्‌ 
बास्तविक माप,-- लौकिकम्‌ आध्यात्मिक और भौतिक 
विषय,--वादिन_(वि०) सच बोलने वाला, 


--संश्षवः सच्ची प्रतिज्ञा,- सद्धल्प (वि०) जिसका 
प्रयोजन या धारणा सत्य हू । 
सत्रन्याथ: मीमांसा का एक नियम जिसके आघार पर एक 
से अधिक स्वामियों द्वारा अनुष्ठान होने पर यज्ञ में 
एक ही स्वामी को प्रतिनिधित्व दिया जाता हे --मी ० 
सू० ६।२३।२२ पर शा० भा० । क्‍ 
सत्रिन (पुं०) [ सत्र --इनि ] सहयोगी, सहपाठी । 
सद्थें: मुख्य विषय या प्रकरण । 
सद [ सद्‌--क्विप्‌ | समा--भाग० ७।१।२१। 
सदोजिरम [ सदस्‌-+-अजिरम्‌ ] दालान, दहलीज | 
सदसस्पति: [ अलक्‌ समास ] सभापति । 


सदोत्यायिन (वि०) सदव सक्रिय । 

सदाभव (वि० ) सदा रहने वाला, शाश्वत । 

सद॒क्षविनिमय (वि०) समान विषयों में भूल करने वाला । 

सद्धमें: वास्तविक कर्तव्य । 

सच्यस्कार॑ (वि०) तुरन्त ही अनुष्ठित होने वाला । 

सच्यस्प्रक्षालक (वि०) जिसके पास केवल एक ही दिन की 
भोजन सामग्री विद्यमान हं--सद्यः प्रक्षालको वा 
स्यान्माससंचयिकोपषि वा-मनु० ६॥१८ । 

सनत्सुजातः ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में एक । 

सनत्सुजीयम महाभारत का एक अध्याय जिसम॑ सनत्सुजात 
का दाशनिक व्याख्यान निहित है । 

सनातनधर्मः वेदों में प्रतिपादित अत्यन्त प्राचीन धर्म । 

सनिकारः (वि०) अपमानजनक । 

सन्‍तानकः [ सम्‌+- तनु+घछ्ण_+कन्‌ | . स्वर्ग के पाँच 
वृक्षों में से एक, कल्पतरु या उसका फूल 2. लोक- 
विशेष । 

सन्‍्तोषणम [ सम--तुष्‌+णिच्‌ +-ल्युट | सुख देना, 
प्रसन्‍नता देना, संतुष्ट करना । 


सन्तृण्ण (वि०) [ सम्‌+-तृद्‌ू--क्त | संयुक्त, मिलाकर 
बांधा हुआ | 

सन्‍तार: [ सम--त-+घजञा ] 4. पार करना 2. तीथ, 
घाट । | 

सन्दंशः | सम्‌-+-दंश्‌+अच ] . पुस्तक का एक अनुभाग 
2. गाँव का एक किनारा । 

सन्दानम [ सम -+दो+ल्यूद ] हाथी के गण्डस्थलू का वह 

भाग जहाँ से दान झरता ह। 

सन्देशपदानि संदेश के शब्द । 

सन्दिग्धपुनरुक्तत्वम्‌ (अलूं०) अनिश्चयता के कारण दोबारा 
कहना । 

सन्देहालड्ूगरः अलंकार विशेष जिसमें संदेह बना रहता हूं । 

सन्देहय (वि०) [| सम्‌+दिह +ण्यत्‌ ] संदिग्ध, संदेह से 
पूर्ण । 


सन्दब्ध (वि०) | सम+दुभ्‌+क्त ] मिलाकर धागे में 


पिरोया हुआ । 


( १३५१ ) 


सन्दर्शः | सम--दश--घजा | प्रतीति, दृष्टि । सपरिच्छद्‌ (वि०) आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित, दखबल 
सन्दर्शनम | सम--दृश--ल्यूट | काम, उपयोग । के साथ । 
सन्धि: [ सम-+धा--कि ] भूखंड जो मन्दिर के लिए | सपरिहारम्‌ (अ०) आरक्षण सहित । 

धर्मार्थ दिया गया हो - चोल० १ में डा० राघवन की | सर्पर्यापर्याय: पूजाकृत्यों की माला-सकलमिदमा त्मापणद्शा 


टिप्पणी - वृत्तिसन्धिप्रतिपादकः । सपर्यापर्यायस्तव जननि यत्ते विलसितम्‌ --सौन्दय ० । 
सन्धिन्‌ (पं०) | सम--घा--इनि ] संधि इत्यादि का काम | सप्तकोण (वि०) सात कोनों वाला । 
करने वाला मन्त्री । सप्तपातालम सात पातालों का समूह । 
सन्ध्यापयोद:ः संघध्याकालीन बादल | सप्तमन्त्रः । कप 
सन्नजिद्नू ( वि० ) जिसकी जिद्ला बंधी हुई हैं, जो | सप्तरुचिः । 
हा सप्तस्वरः संगीत के सात स्वर (अर्थात्‌-सा, रि, ग, मं, प, 
सच्नधी (वि०) हतोत्साह, उत्साहहीन । घ, नी) । 
सच्नभाव (वि०) निराश । सप्तात्र (वि०) सात कोनों वाला । 
सन्नवाच्‌ (वि०) मन्द स्वर से बोलने वाला । सप्रज्जञञातम्‌ दे० 'सम्प्रज्ञातम्‌ । 
सन्नाद: [ सम-+नद्‌+घज्ण | शोरगुल, हुल्लड़ । सप्रतीक्षम (अ०) बहुत प्रतीक्षा के पश्चात्‌ । 
सन्नत (वि०) [ सम्‌+नम्‌--क्त ] पूर्ण, भरा हुआ | सप्रमाण (वि०) . साधिकारिक 2. समान आकारख्कार 
---परमानन्दसन्नतो मन्त्री - दश० १।३ । का । 
सच्नतगात्री सके हुए शरीर वाली महिला । सप्रेष्य (वि०) अनुचरों द्वारा सेवित । 
सम्नतभ्र्‌ (वि०) भकुटिविलासयक्त, त्योरी चढ़ाए हुए । सभक्ष: एक ही भोजनशाला में भोजन करने वाला, सह- 
सन्नद्ययोध (वि०) जिसकी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह भोजी । 
तयार हैं । सभा [सह-भा--क-+-टापू, सहस्य सः] ॥. यात्रियों के 
सन्निकर्ष: [| सम्‌-- नि-कुष्‌ | घज्य ] . आधुनिक विषय लिए अतिथिशाला 2. भोजनशाला । 
या विचार वेदांब्चके सन्निकर्ष पुरुषाख्या--मी ० सू० | सभागृहम्‌ । बाबा आजा । 
१।१९१।२७ । सभामण्डप: 
सन्निपत्य (अ०) [ सम-नि+पत्‌्+य (क्त्वा) |, तुरन्त, सभामध्ये- (अ० ) सभा में । 
प्रत्यक्ष, सीधे । सभायोग्य (वि०) सभा के लिए उपयुक्‍त । 


सन्निपत्योपकारिन (वि०) भाग या अज्भ जो सीधा प्रधान | सभाजित (वि०) [सभाजू--क्त | सम्मानित । 
का काम दे--मी ० सू० १२।१११९ पर शञा० भा०। | सभोहेशः (सभा--उद्देशः) सभाभवन के आसपास का 
सन्निपातः [ सम+नि+पत्‌-+-घञ ] 4. मंथन 2. युद्ध स्थान । 
3. ग्रहों का विशेष संयोग । सम (वि०) [सम्‌-+-अच्‌] . नियमित, सामान्य 2* सरल, 
सन्निपातिन्‌ (वि०) [सन्निपात- इनि] ऐसा अंग जो प्रधान सुविधाजनक 3. बराबर, वसा ही । सम०--अडश्रिक 
का कार्य करे--मन्त्राच्च सन्निपातित्वात्‌ -मी ० सू० (वि०) समान रूप से पैरों पर खड़ा हुआ,--अधिन्‌ 
१२।१।१९ । (बि०) समानता चाहने वाला,--आत्मक (वि०) 
सन्निभत (वि०) [सम्‌--नि--भू-+क्त] 4. गुप्त 2. चतुर, समान से युक्त,--कक्ष (वि०) समान भार वाला, 
शिष्ट । जिनके उत्तरदायित्व एक से हों,--गति: वायु, सर्वेत्र 
सन्निरुद्ध (वि०) [सम्‌+नि-+रुघ्‌-क्त| . नियन्त्रित, समान रूप से गति करने वाला--मृत्युश्चापरिहार- 
रोका हुआ 2. पूर्ण, भरा हुआ । वान्‌ समगतिः कालेन--महा० १२।२९८।१५,--धर्म 
सन्निरोध: [सम्‌+-नि--रुघ्‌ू--घज्ज_]. क़ंद 2. संकीर्णता । (वि०) एक से स्वभाव वाला,--मात्र (वि०) एक 
सन्निवाय: [सम-|) नि+वे-+-घज्ा | सम्मिश्रण, समुच्चय । से डीलडौल का, एक सी मापतोरः का,--वतिन्‌ 
सन्निवेश: [सम्‌--नि-+-विश्‌--घज्ण_| डेरा डालना, शिविर (वि०) . निष्पक्ष 2. समान दूरी पर होने वाला, 
स्थापित करना (जसा कि “सेनासबन्निवेश: ) । --विभकत (वि०) समान रूप से बंटा हुआ, 
सन्निसगं: [सम --नि-+सूज्‌ +- घझा_ |अच्छा स्वभाव, भल- --विषमम्‌ ऊबड़खाबड़, कहीं से नीचा तो कहीं से 
मनसाहत, उदाराशयता । ऊँचा, श्रुति (वि०) समान अन्तराल से युक्‍त 
सन्नी (म्वा० पर०) भरता, पूर्ण करना । (संगीत०),--श्रेणि: सीधी पंक्ति,- अग्रणी सब से 
सनन्‍्न्‍यास: [सम्‌--नि-+अस्‌ +घज_] ठहराव, करार । आगे रहने वाला, --अतिक्रान्त (वि०) ॥4. संपूर्ण 
सपत्राकृत (वि०) अत्यन्त घायरू । में से घमा हुआ 2. जो हयतीत हो गश्या, गुजरा हुआ 
९७० 


है. इज हल क.?ः&ीलल ३ लनूर(_-_(_₹३३३३४३३३३३३३४३ह४३३३३३३३३४३३३४-३७३३४३३४-३8 मै 8 ाााललूलू-(((((ए--३8₹₹₹₹₹₹३४३३३३३४३३३३४४३३३७३३३३३३३३३-३७३६३₹___ुछ बहु. एस 'ामामणकाकरयाए-" कक -*हतवा न पृ“ 77- 4 +# 3 -..आ.....ब.-.ा ८८८८८" "वा" परशकाए "रयाााफ ता“ काए नजर व. 


( १३५२ ) 


3. उल्लंघन किया हुआ,--अधिगम्च: पूरी समझ, 
“जअनुर्वातिन्‌ (वि०) आज्ञाकारी,--अभिद्रुत (वि०) 
पिल पड़ने वाला,--अभ्याद्वः निकटता, उपस्थिति | 

समयच्यति: ठीक समय का चकना । 

समयज्ञ: 4. उपयक्त समय का ज्ञाता 2. जो अपने मऊ 
वचनों को याद रखता हूं । 

समयविद्या ज्योतिष, भविष्यज्ञान । 

समरागमसः लड़ाई का फट पड़ना । 

समथंक (वि०) [समर्थ +ण्वल] . समथन करने वाला 
प्रमाणित करने वाला 2. सक्षम, योग्य,---कम (नपुं ०) 
अगर काष्ठ, चन्दन को लकड़ी । 

समथनम [समथ --ल्‍ल्यट | किसी हानि या अपराध की क्षति 
पति करना । 

समर्यादम्‌ (अ० ) निश्चय से, यथार्थ रूप से । 

समवस्कन्दः [सम्‌ +- अव +-स्कन्द्‌ -- घञ्_] दुगगंप्राची र, पर- 

क्‍ कोटा । 

समवहारः [सम्‌-- अव-+ह+ घज्ण_] मिश्रण, संग्रह । 

समवेक्षणम [सम--अव--ईक्ष+ल्यट | निरीक्षण, मआ- 
यना । 

समवेतार्थ (वि०) सार्थक, शिक्षाप्रद, बोधगम्य । 


समस्यापुरणम्‌ ? किसी ऐसे इलोक की पूर्ति करना जिसका 

समस्यापृतति: | पहला चरण दिया गया हो । 

समातीत (वि०) एक वर्ष से अधिक आय का, जो एक वष 
प्रा कर चुका हू । 

समाक्रान्‍्त (वि०) [सम--आ+ क्रम --क्त | . रोंदा हुआ 
कुचला हुआ 2. जिस पर आक्रमण कर दिया गया ह । 

समाक्षिक (वि०) शहद मिला हुआ पदार्थ । 

समाख्या | सम-|--आ-+-रू्या --अहू--टाप | व्याख्या । 

समाचेष्टितम | सम्‌ +आ--चेष्ट--- क्त ] 4. व्यवहार 
2. प्रक्रिया । 

समाजः | सम्‌+-आ+-अज्‌ --घजञा | समागम, समृदाय, 
 -“““भाग० १०।६०।२८ । 

समातत (वि०) [ सम-+आ-+तन-+-क्‍त ] ॥. विस्तारित 
फलाया हुआ 2. लगातार । 

समदिष्ट [सम--दिश--क्त | निर्धारित, आदिष्ट । 

समाधा (जुहो० पर०) . (वस्त्र ) पहनना 2. रूप भरना 
3. प्रदशित करना 4. स्वीकार करना । 


समाधानम्‌ [ समा--धा-+ल्यूट | 7. (किसी उक्ति का ) 
प्रमाण 2. समझौता कर लेना, समस्या का हल कर 
लेना । 

समाधानरूपकम्‌ रूपक अलंकार का एक भेद जिसमे किसी 
उक्ति का औचित्य सम्मिलित होता है । 

समाधिभत्‌ (पुं०) ध्यान में लीन, समाधि में स्थित । 

समाधियोगः ध्यानन्मन का अभ्यास । 

समाधृत (वि०) [ समा-+धूज --क्त ] बखेरा हुआ । 


समान (वि०) [सम-+अन्‌ +अण्‌ ] 4. साधारण 
2. समस्त (संख्या०) 3. बराबर का, बसा ही । सम ० 
-- करण (वि०) उच्चारण की समान इन्द्रिय वाला 
एक ही उच्चारण स्थान वाला (स्वर) । 

समानप्रतिपत्ति (वि०) 4. समान अनुराग वाला 2. व्यव- 
हार कुशल, बद्धिमान्‌ । 

समानमान (वि०) समान रूप से सम्मानित । 

समानरुचि (वि०) एक सी रुचि वाला । 

समापिका शब्द खण्ड का बह भाग जो वाक्य की पूर्ति 
करता है । 

समाप्ति: [ सम-आप्‌ +-क्तिन्‌_ ] (शरीर का) विघटन, 
मत्य मन ० २|२४४। 

समापत्ति: [ सम्‌ू+आ-+पद्‌-+-क्तिन्‌ ] 4. मूल रूप को 
धारण करना 2. संपूति । 

समाम्नात (वि०) [ सम-+-आ+-म्ना+-क्त |] . दोहराया 
गया, साथ ही वर्णन किया गया 2. परम्परा से 
प्राप्त । 

समाम्नायः [सम--आ--म्ना -+-य ] . सामान्यतः वेदपाठ 
2. परपरा से प्राप्त शास्त्रीय वचनों का संग्रह । 

समारम्भ: [| सम्‌+आ--रभ््‌+घछक्स , मुम ] साहसिक 
काय को भावना, साहसपूर्ण काय । 

समाराधनम्‌ | सम्‌ू-+आ-+रराबू-+ल्यूट | प्रसन्‍नत करना, 
आराधना । 

समारूठ (वि०) [ सम--आ-+रुह +कक्‍्त | सवार, चढ़ा 
हुआ । 

समारोपितकार्मंक (वि०) जिसने घनूष तान लिया हूं । 

समार्थष (वि०) एक ही प्रवर से संबद्ध, समान प्रवर 
वाल। । 

समालोकनम[ सम+आ-+लोक-+ल्यूट ] 4. निरीक्षण 
2. संविचार, मनन | 

समाविद्ध (वि०) [सम्‌+जआ+व्यघ्‌-+ क्त, संप्रसारणम्‌ | 
. कम्पित, क्षब्ध 2. प्रहत, आघात प्राप्त । 

समाविष्ट (वि०) [ सम्‌-+-आ-+विश-+कक्‍त ] भरा हुआ 
यक्‍त (जसाकि 'कोतृहलसमाविष्ट ) 

समाइवस्त (वि०) [| सम्‌ू+आ--श्वस--क्त | £. ढाढस 
बंधाया हुआ, सांत्वना दी हुई 2. विश्वास करने 
वाला 


समाहत (वि०) [ सम-+-जा+हृ +- क्त | खींचा हुआ 
(जंसे धनूष की डोरी' ) । 

समाह॒त्य (अ०) [ सम-+आर्जनहृू+य (क्त्वा)] सब 
एक दम मिल कर । 

समाहित (वि०) [| सम्‌+-आ--धा--कक्‍्त | . समान 
साधारण 2. मिलता जलता 3. प्रेषित । 

समिति: [ सम्‌--इ--क्तिनू) सदाचरण का नियम 
(जन०) । 


( १३५३ ) 


समिधाधानम्‌ ॥. यज्ञाग्नि पर समिधाएं रखना 2, ब्रह्म- 
चारी के लिए विहित देनिक अग्निहोत्र । 

समीक्षा [सम्‌--ईक्ष--अरहू-+टाप्‌ ] . देखने की इच्छा, 
दिद॒क्षा 2. आध्यात्मिक ज्ञान । 

समीरण: [| सम्‌ +ईर्‌--णिच्‌--ल्यूट्‌ ] पाँच की संख्या । 

समुच्चयालडूरः एक अलकार का नाम | 

समुच्चयोपमा समुच्चयालंकार से बनी उपमा ! 

समुच्छुय: [सम्‌+- उत्‌-+श्रि+-अच्‌] . संचय 2. यद्ध, 
लड़ाई 3. वृद्धि, विकास । 

समुच्छित (वि०) [सम्‌-+-उत्‌+श्वि--क्त | . खूब 
उठाया हुआ 2. हिलोरें लेता हुआ। 

समुत्कट (वि०) ऊंचा, समुन्नत । 


समुत्थानस्‌ [ सम्‌-+-उत्‌--स्था--ल्यूट ] . उद्योग 
-“महा० ११।२३।१० 2. (झंडा) लहराना 3. (पेट 
की ) सृजन । 

समुदायवाचक (वि०) वस्तुओं के संग्रह को प्रकट करने 
वाला (शब्द) । 

समुदायद्षब्दः संग्रह को अभिव्यक्ति करने बाला छब्द । 

समुद्धत (वि०) [ सम्‌+उत्‌-- हन्‌-+-क्त | गहन, प्रचण्ड, 

समृद्यत (वि०) [ सम्‌+उत्--यम्‌--क्त | 4. उठाया 
हुआ, समनन्‍नत 2. तेयार, तत्पर 3. निष्पन्न । 

समुद्रः अत्यन्त ऊंची संख्या । 

समुद्रदयिता 3 नदी, दरिया | 

समुद्र पत्नी | 

सम॒द्र योषित्‌ 

समुपष्टम्भ: | सम्‌--उप--स्तंभ्‌ +-घज्ाय ] सहारा, ४२३ 
टेक । 

सम्पात: | सम्‌ +पत्‌+-घव्म | संप्रेषण (जैसा कि 'दृत- 
संपात में) । 

सम्पद्‌ (स्त्री०) | सम्‌--पद्‌--क्विप्‌ ] अधिग्रहण । 

सम्पन्नम | सम्‌+पद्‌-+क्त ] पर्याप्त (श्राद्ध के पश्चात 
संतोष का चिह्न) । 

सम्परेत (वि०) [ सम्‌+ पर--इ-+-कक्‍त ] मत । 

सम्पुट, | सम्‌--पुट्‌-+क ] गोलाढ़ । 

सम्पूर्णकाम (वि०) जिसकी कामना पूरी हो गई हो । 

सम्पर्णफलभाज्‌ (वि०) पूरा फल पाने वाला | 

सम्पकः [| सम्‌--पच्‌ +-घजञा ] योगफल । 

सम्प्क्त (वि०) [ सम-+-पृच्‌ +-क्त ] मित्र बता हुआ । 

सम्प्रज्ञात: | सम्‌+प्र +-ज्ञा--क्त ] योग की एक समाधि 
जिसमे मनन का विषय स्पष्ट रहता हैँ (विप०) 
असंप्रज्ञात ) । 

सम्प्रतित्ति: | सम्‌+-प्र--पद्‌ --क्तिन्‌ ] प्रत्यत्पन्नमतित्व । 

सम्प्रदायप्रद्योतक: वेदिक परम्परा को दर्शाने वाला--सम्प्र- 
दायप्रद्योतको अनुग्राहकश्चेति पातञ्जला: । 

सम्प्रदायविगम्: परम्परा का लोप । 


सम्प्रयथकत (वि०) [ सम्‌--प्र+यज्‌--क्‍्त | प्रेरित, 
प्रोत्साहित । 

सम्प्रयोग: (वि०) | सम्‌-+प्र-+युज्‌--घज्म_] (ज्योंति०) 
चन्द्रमा और नक्षत्रों का संयोग । 

सम्प्रसाद: | सम्‌-+प्र+- सद-- घत्ण__ ] मानसिक शान्ति । 

सम्प्राप्त (वि०) [ सम्‌--प्र--आप्‌--क्त ] पहुँचा हुआ, 
प्रकट हुआ, अधिगत । 

सम्प्लव: [ सम्‌--प्ल- अप | . अव्यवस्था 2. अवनति 
3 तुम॒ल 4. अन्त, समाप्ति । 

सम्भिन्न (वि०) | सम्‌--भिद्‌--क्त ] . ठोस, भरा हुआ 
2. द्रोही, देशद्रोही । 

सम्भेद: | सम्‌--भिदु+घछा ]. मुट्ठी भींचना, घसा 
तानना 2. विद्रोह 3. बगावत, देशद्रोह । 

सम्भोगवेद्मन रखेल का घर । 

सम्भव: | सम्‌-+भू-- अप्‌ ] . शक्‍य बात 2. संपत्ति, धन 
-- महा० १३।६४।११ 3. ज्ञान -ईशोप० १३। 

सम्भविष्णु (वि०)|[सम्‌ + भू--३८णच ] उत्पादक रचयिता। 

सम्भावित (वि०) [ सम्‌+भू-+णिच्‌-+क्त । जिसके 
घटने की आशा हो-त्वयि सम्भावितवृत्ति पौरुषम्‌ 

कि ० ५४७9] 

संभावितम्‌ अनुमान । 

सम्भ (जुहो ० उभ० ) उठाना-दक्षिणं दक्षिण: काले सम्भृत्य 
स्वभूज तदा--महा० ६।९७।८२ । 

सम्भूत (वि०) [ सम्‌+भू-+क्त ] . सम्मानित 2. ऊँची 
(ध्वनि ) । 

सम्भतश्नुत (वि० ) ज्ञान से युक्त । 

सम्भतसंभार (वि०) सर्वथा उद्यत, पूरी तरह तैयार । 

सम्भतस्नेह (वि०) अनुराग से यक्‍त, अनुरक्‍त । 

सम्भ्रान्तसनंस (वि०) घबरायें हुए मन वाला । 

सम्मतिः [| सम्‌-+-मन्‌ -- क्तिन | सम्मान देना । 


सम्मतिपत्रकम्त्‌ न्‍्यायाधिकरण का निर्णय--शुक्र ० २।३ ०४ । 

सम्मित (वि०) [| सम्‌--मा--क्त | 4. समान महत्त्व का 
-5पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌-भाग ० १।३।४० 2. भाग्यलेख 
-महा० ५।६९८। १ । 

सम्मुखीन (वि०) [सम्मुख ---खज्ण_ | योग्य, उपयुक्त । 

सम्म्ूच्छेनम्‌ [ सम्‌--मृच्छ --ल्युद ] मिश्रण । 

सम्मर्द: | संमृद-+-घञ्ा | (लहरों की ) टक्कर । 

सम्यग्ज्ञानम्‌ सही ज्ञान, सच्ची जानकारी । 

सम्यग्दृष्टि: अन्तदृष्टि, अन्तरवलछोकन । 

सर: | सु+अच्‌ | (काव्य०) हृस्व स्वर । 

सरस (वि०) काव्यरस से परिपृर्ण--कल्याणिनीं सरस- 
चित्रपदां गुणाढ्याम्‌-- शिवानन्द० १०० । 

सगः [| सज्‌+घजञा |।. शस्त्रास्त्रों का उत्पादन,-- सर्गाणां 
चान्ववेक्षणम्‌ महा० १२।५९।४४ 2. दब्द के अन्त 
में महाप्राणता (विसग्ग भी) । 


( १३१५४ ) 


सर्पंगति: [ ष० त० ] साँप की चाल, (कुश्ती या मल्लयुद्ध 
में गति) । 

सपंबन्ध: कौशल, विधि, सूक्ष्मयुक्ति । 

सर्व (सर्व० वि०) | सतमनेन विश्वम्‌ू--सू -+व ] १. सब, 
प्रत्यूक 2. समस्त, सब मिल कर । सम०--अभाव: 
सब का अनस्तित्व, सब की विफलता, - अरथंचिन्तकः: 
महाप्रशासक,--अशिन्‌ (वि०) सब कुछ खा जाने 
वाला,--अस्तिवाद: एक सिद्धान्त जिसके आधार पर 
सभी वस्तुएँ वास्तविक मानी जाती हैं,-- काम्य: जिससे 
सब प्रेम कर, - दश (वि०) सब कुछ देखने वाला, 
--प्रथमम्‌ (अ०) सबसे पहले, --वैशिन्‌ (पु०) नट, 
नाटक का पात्र,--संस्थ (वि०) सर्वेव्यापक,--सख: 
ऋषि-शान्तो यर्थक उत सर्वसंखश्चरामि--भाग ० १०। 
८५४५, - सम्पात: वह सब जो अवशिष्ट बचा हें, 
-- सवार: एक वंदिक याग जिसमें असाध्य रोग से 
पीड़ित व्यक्ति के लिए आत्मबलिदान का निधान हे । 

सर्वत्रगत (वि०) स्वव्यापक, विश्वव्यापी । 


सर्वथा (अ०) [ सवं-+-थाल्‌ | सब प्रकार से । 

सलिलकर्मन्‌ (नपुं०) जल से तर्पण । 

सलिलप्रिय: सूअर । 

सलिलरय: [ ष० त० ] जल के प्रबाह की शक्ति । 

सवम्‌ [ सू--सु-+अच्‌ | (वेद०) आदेश, आज्ञा । 

सवनकरमंन (नपुं०) नित्य होने बाला पुनीत वदिक 
धर्मकृत्य--अग्निहो त्रादिक । 

सवर्ण (बि०) समान 'हर' वाली भिन्नराशि । 

सबविकार (वि०) ॥. अपनी अन्य उपज समेत 2. सड़ने 
वाला, जो सड़ गल रहा हो । 

सबित॒तनय: [ ष० त० |] शनि ग्रह । 

सवितरदेवतम्‌ हस्त नक्षत्र । 

सवितृलक्षणम्‌ (अ०) लज्जा के साथ, घबराहट या उलझन 

के साथ । 

सव्य (वि०) [सु+यत्‌ ] अनभिघृत, जिस पर धी न 
छिड़का गया हो, शुष्क-मोौ० सू० ४।१।३६ पर 
शा० भा० । 

सव्यापसव्य (वि०) . बायाँ और दायां 2. तान्त्रिक 
पूजा की स्मात॑ तथा कौल रीतियाँ--सब्यापसव्य- 
मार्गस्था-- ललित ० । 

सह्क: ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला । 


ससयपाल: खेत का रखवाला । 

सस्यमणञ्जरी अनाज को बाल । 

सस्यवेद: कषिविज्ञान । 

सस्यश्‌कम अनाज (गहूँ जौ आदि) का टूंड, अनाज कौ 
बाल । 

सह (वि०) [सह +अच ] ॥. घीर 2. सशक्त, ह: 
(पुं०)) मार्गशी्ष का महीना, हम (नपु०) एक 


प्रकार का नमक (अ०) के साथ, सहित । सम० 
-+-अपवाद (वि०) असहमत होने वाला, --आहलाप: 
समालाप, मिल कर बातचीत करना,-- उत्यायिन्‌ 
(वि०) विद्रोही, षड़्यन्त्रकारी, -- कत॑ (पुं०) सहकारी 
--खटवासनम एक ही खाट पर मिलकर बैठना,--भाव: 
. साहचर्य 2. सहानुवर्तिता,--संसगे: शारीरिक 
संपर्क । 

सहसादष्ट: गोद लिया हुआ पुत्र । 

सहस्नम | समान हसति--हस्‌--र ] . हजार 2. बड़ी 
संख्या। सम०-अरः, अरम्‌, सिर की चोटी में 
उलट कमल के समान गते जो आत्मा का आसन 
माना जाता हैं, गुः इन्द्र का विशेषण, सूयथ का 
विशेषण,---दरूम कमल का फूल,--भोजनम्‌ विष्णु 
के हज़ार नामों के पाठ करने के समान एक हजार 
ब्राह्मणों को भोजन कराना ([प्रायश्चित्त कम) । 
--भिद्‌ (पुं०) कस्तूरी,--वेधिन (पुं०) कस्तूरी 

सहायाथंम्‌ (अ०) साथ के लिए, सहायता के लिए । 

सांवतेंक (वि०) प्रछुय काल से संबंध रखने वाला । 

सांसगिक (वि०) [ संसर्ग--ठजा ] संसरग से उत्पन्न 
छत के (रोग) । 

सांस्कारिक (वि०) [ संस्कार--ठज्य |] !. संस्कारों 
से संबन्ध रखने वाला 2. (आधनिक बोल चाल 
में) सॉँस्कृतिक । 

साकमेधीयन्यायः मीमांसा का एक नियम जब कि बविक्ृति 
में उसकी अपनी प्रकृति के गण या धमं नहीं पाये 
जाते --मी० सू० ५११।१९-२२ पर शा० भा० । 

साक्‌ृतस्सितम्‌ सार्थक मुस्कराहूटठ । 

साक्षात्क्रिया अन्तरज्ञान परक प्रत्यक्षज्ञान । 

साक्षिपरीक्षा साक्षी का परीक्षण | 

साक्षिवाद: साक्षिसिद्धान्त । 

सागरमेखला पथ्वी, धरती । 

सागरसुता लक्ष्मी । 

सागरावतें: सम॒द्र की खाड़ी । 

साड्त्यम [ संकेत--ष्यथ्य] ॥. सहमति 2. दत्तकाय 
3. चिह्न, या उपनाम--साद्धुत्यं परिहास्यं बा ।' 
वैकुण्ठनामग्रहणम भाग०६।२ । 

साडख्यकारिका सांख्यदर्शन पर ईश्बरक्ृष्ण द्वारा रचित 
एक ग्रन्थ । 

साड्ोपाड़ (वि०) अपने मुख्य तथा सहायक अंगों सहित 
(वेद ० | । 

साचिव्याक्षेप: (अलं०) स्वीकृति के बहाने एक आक्षेपी । 

सातिशय (वि०) अत्यधिक, श्रेष्ठतम । 

सात्म्य (वि०) स्वास्थ्यकर, प्रकृति के अनुकूल । 

सात्म्य: . आदत, स्वभाव 2. प्रकृति के अनुकूल होने 
का भाव ; 


( १३५५ ) 


सात्म्यम_ समता, बराबरी । 

सात्त्विक: [ सत्त्त-+-ठजञ्ा | शरद श्तु की रात्रि । 

सात्वत: . भक्त 2, पांचरात्र शाखा से संबंध रखने वाला , 

सात्वतषभ: कृष्ण का विशेषण । 

साधक (वि०) [ साध्‌+ण्वल | उपसंहारात्मक, उप- 
सहार परक । 

साधनम, [ सावू #+ल्यूद्‌ | 4. 
2. तंयारी 3. संगणना । 

साधनोभू (म्वा० पर०) साधन होना, उपाय होना । 

साधनीय (वि०) [साध्‌र--अनीय ) . सिद्ध करने योग्य, 
काय को संपन्न करने के लिए उपयोगी 2. प्राप्त करने 
योग्य । 

साधितव्यापक (वि०) सिद्ध करने योग्य वस्तु में अन्तहित 
तत्त्व के लिए तकंशञास्त्र का पारिभाषिक दब्द । 

साधम्यंसमः झूठमूठ का आक्षेप (तक०) । 

साधारणः न्याय में एक नियम जो मध्यवर्ती हो और सर्वेत्र 
समान रूप से लागू हो । 

साधारणपक्ष: समान घटक, मध्यवर्ती तथ्य । 

साधारणीभ्‌ (म्वा० पर०) समान होना । 

साधु (वि०) [साध--उन्‌ | . अच्छा, उत्तम 2. योग्य, 
उचित 3. भरा, गृणी 4. सही 5. सुखद । सम० 
“-कत (वि०) उचित रूप में किया हुआ,-देवी सास, 
“भत (वि०) सुविचारित, - शील (वि०) धर्मात्मा, 
“समत (वि०) भले व्यक्तियों को मान्य । 

सान्तराल (वि०) [ब० स०]| अन्तराल या अवकाश सहित । 

सान्तानिकः [सनन्‍्तान--ठज्म_] सनन्‍्तान का इच्छुक--नाहं त्वां 
भस्मसात्‌ कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति भाग० 
२९।१४।९ । 

सान्द्रस्पशों (वि०) जो छूने में मृदु हो, चिपचिपा हो । 

सान्द्रानन्द: आध्यात्मिक सुख--सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनु- 
पमितम्‌ -नारा० ११ । 

सामगप्रयम [समग्र-ष्यञा |] कल्याण, कृुशलक्षेम--अयि लक्ष्मण 
सीताया: सामग्रय॑ प्राप्नुयायहे--रा० ३॥५७।२० । 

सामन्‌ (नपुं०) [सो-+मनिन्‌] आवाज, शब्द, ध्वनि स्वर: 
सामशब्देन लोके अभिधीयते--मी० स्‌ू० ७।२।७ पर 
शा० भा०। सम० कलम मित्र के स्वर में, 
“भ्रधान (वि०) पूर्णतः कृपालु या मित्रसद्श, 
--विधानम्‌ 4. एक ब्राह्मण का मूल पाठ 2. साम का 
प्रयोग । 

सामन्तचक्रम्‌ अधीनस्थ राजाओं का मण्डल । 

सामनन्‍्तवासित (वि०) पड़ोसी । 

सामयिकम्‌ [समय--ठन]| . समानता 2. संपत्ति विषयक 
लेखपत्र । 

सामान्यम्‌ [समान+घष्यञझा | . सामान्य वकक्‍तव्य 2. एक 
अर्थलिंकार 3. सार्वजनिक काय 4. साधारण लक्षण 


उपकरण, अभिकरण 


5. पहचान । सम० - धर्म: (अलरूं०) (उपमान और 
उपमेय ) का समान गूण,--वाचिन्‌ (वि०) समानता 
को कहने वाला,---शासनम्‌ वह आज्ञा जो सब पर 
लागू हो । 

सामिष (वि०) मांसयुकत । 

सामृदायिक (वि०) [समृदाय--ठन्‌ | समृह से संबंध रखने 
वाला, सामहिक । 

साम्पराय: . सहायक 2. आवश्यकता, 3. संकट । 


साम्परायिक (वि०) [संपराय--ठक] 4. पारलौकिक, 
2. दाहकर्म संबंधी-- रा० ४॥३।४० । 

साम्यम््‌ [सम + ष्यजा | 4. माप 2. समय । 

साय: [सो--घजञा |] !. समाप्ति, अन्त 2. सध्या 3. बाण । 
सम ०-- अशनम्‌ सायंकाल का भोजन,--थध्तें: 4. शठ 
2. चन्द्रमा,--भण्डनम्‌ सूर्यास्त । 

सायम्प्रात: (अ० ) सवेरे जश्ञाम । 

सायंसवनम्‌ सायंकालीन धर्मानृष्ठान । 

सायध (वि०) सशस्त्र । 

सार:--रम्‌ [स--घज्ज अच वा| . क्रम, गति 2. मुख्यअंश 
3. गोबर 4. मवाद, पस। सम०-पगात्र (वि०) 
सबल अंगों वाला,--गण: प्रधानगृुण या धर्म गुरु 
(वि०) बोझल, बोझ के कारण भारी,-फल्गु 
(वि०) बढ़िया ओर घटिया, उपयोगी और व्यथथे, 
--सार्गणम्‌ गूदे या वसा का ढूढना । 

सारड्भी संगीत का एक विशेष राग । 

सारणिकध्न: लूट रा, डाक्‌ । 

सारथि: [स--अथिणू, सह रथेन सरथः (धोटक: तत्र 
नियक्त:) इञ्म्‌ वा| . रथवान्‌ 2. पथप्रदशक । 

सारसाक्षम एक प्रकार का छाल | 

सारसाक्षी कमल जैसी सुन्दर आँखों वाली महिला, पद्म- 
लोचना । 

सारसनम्‌ वक्षस्त्राण, कवच । 

साथहीन (वि०) समूह से छुटा हुआ, यूथ भ्रष्ट । 

साधंवाधिक (वि०) डेढ़ वर्ष तक रहने वाला । 

साधवत्सरम डेढ़ वर्ष । 

सालडूगर (वि०) सुभूषित, अलंकारों से युक्त । 

सावधारण (वि०) सीमित, नियन्त्रित । ््थञ़ 

सावशेषजीबित (वि०) जिसका जीवन अभी शेष हे, जिसने 
अभी, और जीना हैं । 

सावष्टम्भवास्तु वह भवन, जिसके दोतों ओर दो खुली 
पाश्वेबीथियाँ (खले दालान) हों । 

साबित्रोसूत्रम यज्ञोपवीत । 

साइचयंचय (वि०) आश्चययक्त आचरण वाला । 

सासहि (वि०) [सह+यडः| !. सहनशील 2. जो प्रतिपक्षी 
का मकाबला कर सके 3. जीतने वाला । 

सास्थि (वि०) हडिडयों से युक्त । 


( १३५६ ) 


सास्थिस्वानस्‌ (अ०) हडिडयों की चटखने की घ्वनि 
के साथ । 

साहसकरणम्‌ प्रचण्ड कार्य, अंधाधुंध काम करना । 

साहसिक्यम्‌ उतावलापन । 

साहख्न (वि० ) [सहस्न--अण्‌ ] हजारों, असंख्य, अनगिनत । 

साहाय्यकर (वि०) सहायता करने वाला । 

साहाय्यदानम्‌ सहायता देना । 

सिह: [हिस-+अच्‌, पृषो ०] एक प्रकार की संगीत ध्वनि । 

सिहमलम्‌ एक प्रकार का पीतल ! 

सिच (तुदा० उभ०) भिगोना, डुबकी लेना । 

सिडछ्जिनो [ शिड्जा-+-इनि, पृषो० | धनुष को ज्याया 
डोरी । 

सिता [सो--कत, स्त्रियां टाप्‌ | . चीनी, खाँड 2. गंगा । 

सितासित (वि०) श्वेत और काला मिला हुआ । 

सितकण्ठ: सफेद गरदन वाला, चातक पक्षी, जलकुक्कुट । 

सितछद: राजहंस, मराल, हंसनी । 

सितपक्ष: हंस, मराल, हंसनी । 

सितवारंण: सफेदहाथी, सितकुज्जर । 

सिताखण्ड: एक प्रकार की खांड, मिस्री का डला । 

सिद्ध (वि०) [सिध्‌ --क्त] 4. निश्चित, अपरिवर्तनीय 
2, विशिष्ट, पक्का 3. सफल,--द्व:ः (पुं०) जिसे इसी 
जीवन में सिद्धि प्राप्त हो गई हं। सम०-अज्जनम्‌ 
एक प्रकार का अंजन (कहते हैँ, इसके प्रयोग से 
भूगर्भ की वस्तुएँ दिखाई देने लगती हैं),--अर्थक: 
सफेद सरसों, - आदेश: . ऋषि की भविष्य वाणी 
2. भविष्य वक्ता, ज्योतिषी,--औषधम्‌ विशिष्ट 
ओऔषधोपचार,--काम (वि०) जिसकी इच्छाएं पूरी 
हो गई हँ,--पथः आकाश -सिद्ध पूर्णतः अचूक, 
--हेमन शुद्ध स्वर्ण खरा सोना । 

सिद्धि: (स्त्री०) [सिघ्‌ -- क्तिन्‌] अचूकपना, पर्याप्ति । 

सिद्धिविनायक: गणंश का एक रूप । 

सिन्दूरगणपति: गणेश की मूर्ति । 

सिन्धुमन्थजम्‌ संघा नमक । 

सिन्धुसौवीरा: सिन्धु नदी के आसपास के भ्रदेश में रहने 
वाले । 

सिरापत्र: पीपल का वृक्ष । 

सिरामलमस नाभि । 

सिराल (वि०) [सिर-+आलच्‌ | अनन्त न सों वाला, नस- 
नाड़ियों के जाल से युक्त । 

सिष्णासु (वि०) [स्वा+सन्‌-+उ, धातों द्वित्वम्‌] स्नान 
करने की इच्छा वाला । 

सिसिक्षा [सिच-|-सन्‌--आ, धातोद्वित्वम्‌) छिड़कने की 
द्च्छा । 

सीताध्यक्ष: कृषिका अधीक्षक । 

सीधुपानम मद्यपान, शराब पीना । 


सोमाज्ञानन_ [सीमा --अज्ञानम्‌] सीमा की जानकारी न 
होना । 

सीमाकृषाण (वि०) सीमाचिहक्ल के किनारे हल चलाने 
वाल। | 

सीमासेतु: पर्वंतश्यंखला या बाँध आदि जो सीमा का 
काम दे । 

सीरवबाहक: हलवाहा, कृषक, खेतिहर । 

सुकण्ड: ख्‌जली । 

सुकल्प (वि०) दक्ष, सुयोग्य । 

सुकल्पित (वि०) सुसज्जित, हथियारों से लेस । 

सुक्रय: अच्छा सोदा । 

सुक्षेत्र (व०) अच्छी कोख से उत्पन्न । 

सुघोष (वि०) मव्‌रध्वनि से युवत, मीठो आवाज़ वाला । 

सुचमंन्‌ भूज वृक्ष, भोजपत्र । 

सुतप्त (वि०) 4. अत्यन्त पीडित 2. कष्टग्रस्त 3. अत्यन्त 
कठोर (तपरश्चरण ) । 

सुतान (वि०) सुरीला, मधुरस्वर से युक्त । 

सुतार (वि०) . अत्यंत उज्ज्वल 2. बहुत ऊचे स्वर 
वाला 3. जिसकी आँखों की पुतलियाँ अत्यंत सुन्दर हैं । 

सुतारा मोनस्वीकृति के नो भेदों में से एक (सांख्य०) । 

सुदक्षिण (वि०) 4. अत्यंत कुशल 2. अतिविनम्न । 

सुदुइ्चर (वि०) सुदुर्गम, जो बड़ी कठिनाई से किया जा 
सके । 

सुदुश्चिकित्स (वि०) असाध्य रोग से ग्रस्त, जिसके रोग 
की प्रायः चिकित्सा न हो सके । 

सुदेशिक: अच्छा पथप्रदशक या अध्यापक । 

सुनन्दस बलराम की गदा । 

सुनिणिक्त (वि०) भली प्रकार चमकाया हुआ। 

सुपठ (वि०) सुवाच्य, जो पढ़ा जा सके । 

सुपर्ण: पक्षी, परिदा । 

सुपेशस्‌ (वि० ) सुन्दर, सुकुमार। 

सुप्रमाण (वि०) बहुत बड़े आकार का । 

सुबश्॒ (वि०) गहरा भूरा, धूसर । 

सुभगा . सुहागिन 2. कस्तूर । 

सुभीरुकम_ चाँदी । 

सुभूति: [सु+भू-- क्तिन्‌| . मंगल. समृद्धि 2. तीतर 
पक्षी । 

सुमन्दभाज्‌ (वि०) अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण । 

सुमर्षण (वि०) [सु--मृष्‌ न ल्युट] सहनशील । 

सुमृत (वि०) बिल्कुल ठण्डा, बिल्कुल मुर्दा । 

सुलग्नः शुभ मुह॒त । 

सुबत्‌ लः: तरबूज । 

सुविचक्षण (वि०) अत्यन्त चतुर । 

सुविरूढ (वि०) पूर्ण विकसित । 

सुविविक्त (वि०) . अकेला 2. निर्णीत । 


( १३५७ ) 


युसंवतिः (स्त्री०) [ सु+सम्‌--व्‌+क्तिनू ] भली प्रकार 


छिपाना ! 

सुसड़घ (वि०) अपने वचन का पालन करने वाला | 

सुसन्नत (वि०) ठीक निशाने पर छूगा (तीर आदि) । 

सुसेव्य (वि०) सेवा किए जाने योग्य, जिसका आसानी से 
अनुसरण किया जा सके। 

सुखाधिष्ठानम्‌ आनन्द का स्थान । 

सुखाभियोज्य (वि०) जिस पर आसानी से चढ़ाई की 
जा सके। 

सुखाराध्य (वि०) जिसकी सेवा आसानी से की जा सके, 
जो आसानी से प्रसन्‍न किया जा सके । 

सुखब्रइनः क॒शलक्षेम पूछना । 

सुखबद्ध (वि०) मनोरम, प्रिय, प्यारा । 

सुखबेदनम्‌ आनन्द की अनुभूति । 

सुखसेव्य (वि०) दे० 'सुसेव्य सुलभ । 

सुधाकण्ठ: कोयल | 

सुघाकारः सफ़ेदी (चना) करने वाला । 

सुधाक्षालित (बि०) सफ़ेदी किया हुआ । 

सुधायोनिः चन्द्रमा । 

सुधाशकंर: चूने का पत्थर । 

सुनफा ज्योतिषज्ञास्त्र का एक योग । 

सुनीथ (वि०) [ सु+नी-+-कथन्‌ ] विवेकपूर्ण व्यवहार 
से यकक्‍त, दूरदर्शी, मनीषी । 

सुन्दरकाण्डम्‌ रामायण का पाँचवाँ काण्ड | 

सुप्तध्न: -धातक:ः सोते हुए को मारने वाला, धोखेबाज, 
हत्यारा । 

सुराद्ि: |) मेरु पर्वत, सुमेरु पहाड़ । 

सुरपवत: 

सुरेभ: (सुर+इभ) एरावत हाथी । 

सुरेष्ट: (सु+-इष्ट ) साल का वक्ष । 

सुरोपम (वि०) (सुर-)-उपम ) देवसमान । 

सुरगष्ड: एक प्रकार का फोड़ा, छिद्राबंद, जहरबाद ! 

सुरतटिनी,-तर्राड्रिणी,-धनी,-नदी,-सरित्‌,-आपगा (स्त्री०) 
गंगानदी । 

सुरपादपः कल्पवक्ष । 

सुरविलासिनी अप्सरा । 

सुरच्वेता छिपकली | 

सुरभिगोत्रम्‌ पशु, गौएँ, बल । 

सुराजीधिनू (वि०) शराब बेचने वाला, कलाल | 

सुराभाग:ः खमीर । 

सुवर्णचोरिका सोने की चोरी । 

सुवर्णधेन: स्वर्ण निर्मित गाय जो उपहार में दी जाय । 

सुवर्ण भाण्डमरत्नमंजूषा | 

सुवणरोमन्‌ (पूृं०) सुनहरी रोमों वाला मेष ! 

सुवर्णसान्‌: मेर पव॑त । 


सुधि: (स्त्री०) छिद्र, सूराख (सुषिर' का वेंदिक रूप) 

सुष॒प्सा [ स्वपू+सन्‌--अ--टाप्‌ घातोद्वित्वम्‌ ] सोने 
को इच्छा । 

सुक्ष्मम्‌ [ सूच--मन्‌ सुक्‌ च नेट | . दाँत का खोखलापन 
2. वसा, चर्बी 3. कण । सम०-दलः सरसों,--भूतम 
सूृदाम तत्व, सति (वि०) तीदक्ष्णबुद्धिवाला, 
>5शरीरम्‌ सूक्ष्म शरीर (विप० स्थल दरौर), 
-- स्फोटः एक प्रकार का कोढ़ । 

सृचनी विषयों की तालिका या सूचि । 

सचो [ सूच | डीप ] (दरवाज की) चटखनी । 

सूचोकमंन्‌ (नपुं०) सिलाई का कार | 

सूची रदन: नेव॒ला । 

सचीशिखा सूई की नोक । 

सुचोकर्ण: सूई का छिद्र । 

सूचोसूत्रम॒ सीने के लिए धागा । 

सृतः सञ्जय । 

सृतपौराणिकः पुराणों में वर्णित चारण (कहते हैं कि उसने 
ही समस्त महाभारत और पुराण सुनाए थे ) 

सृतिमारुतः प्रसव वेदना । 

सत्रम [ सूृत्रअच्‌ ] 4. मेखला 2. रेखाचित्र, आरेख 
3. संकेत, आमख 4. धागा, डोरा 5. रेशा | सम० 
--अध्यक्ष: वयनाध्यक्ष, बनाई का अधीक्षक, - कौडा 
रस्सियों का खेल, (६४ कलाओं में में एक) | 

5 ग्रन्थः सूत्रों की पुस्तक, - धुक्‌ (पुं०) ॥. सूत्रधार 

शिल्पी 2. रंगमंच का प्रबंधक, पातः 7. माप वाले 
सत्र से मापने का काय करना 2. कार्य का आरंभ, 
-स्थानम्‌ आयबेंद के एक ग्रंथ का प्रथम खण्ड | 

सदाध्यक्ष: प्रधान रसोइया । 

सृदशास्त्रम पाक विज्ञान । हि 

सुनसावकः:-शरः कामदेव--सूननायकनिदेश विश्रम रप्रती त- 
चरवेदनोदयम्‌ ने० १८।१२९ ( सूननायक' पाठ भी 
मिलता हें) । 

सूनाध्यक्ष: (सूना-+ अध्यक्ष ) बूचड़ खाने का अधीक्षक । 

सपश्नेष्ठ: मंग, मंग की फली । | 

सपायः: (सु+उपाय: ) अच्छा साधन, तरकीब । 

सूरिः | सू | क्रिनू ] बृहस्पति । 

सुयद्वारम उत्त रायण माग । 

सुयवार: रविवार, आदित्यवार ! 

सूर्याणो सूय की पत्नी । 

सृ (म्वा०, ज्यो० पर०) पार करना, आसर्पार जाना, 
प्रेर० प्रकट करना, व्यक्त करना । 

सका [ सु+कक --टाप्‌ ]. गीदड़ 2. सारस । 

सड्भा (स्त्री०) 4. झन-झन करती हुई रत्नों की लड़ी 
2. मार्ग, पथ 


| सतिः: [स--क्तिन्‌ ] ॥. जन्म-मरण का चक्र-स्यान्मे 


( १३१५८ ) 


तवाऊष्रिश रणं 
४३ 2. सष्टि । 

सेक: [ सिच--घञा | नहाने के लिए फ़ौवारा । 

सेचनम [सिच्‌--ल्यट | 4. निर्गंमन, उदगार 2. अभिषेक । 
सेतः [ सि--तुन्‌ |] 4. जलाशय, सरोवर 2. व्याख्या- 
परक भाष्य । 

सेतुसामन सामविशेष । 

सेनापत्यम' सेना पति का पद । 

सेनावाहः सेनाधीश, सेनाध्यक्ष । 

सेनास्थ: सनिक, सिपाही । 

सेवती 4. सूई 2. सीवन, टांका 3. सिर की दो हड़डियों 
का जोड़ । 


सेवित (वि०) [सेव--णिनि | व्यसनी, उपासक, आराघक । 

सेशवर (वि०) ईश्वर की सत्ता मानने वाला । 

सेइव रवाद: ईश्वर की सत्ता के समर्थन में तर्क । 

सेइ्वरसाडःर्यम सांख्य की एक शाखा जो ईश्वर की सत्ता 

“कोमानती है । 

संकतिनी [ सिकता--इन्‌ --डीप ] रेत से भरी हुई । 

सन्‍्यम | सेना--ज्य ] शिविर । 

सन्यक्षोभ: सेना का विद्रोह । 

सोत्प्रेक्षणम (अ०) असावघानी से, उदासीनता के साथ । 

सोत्सेक (वि०) अभिमानी, धमंडी । 

सोदय (वि०) . उदय से संबंध रखने वाला 2, सूद 
सहित, ब्याज के साथ । 

सोपग्रहम्‌ (अ०) मंत्रीदृर्ण ढंग से । 

सोपस्कर (वि०) सहायक वस्तुओं से यकत । 

सोपादान (वि०) सामग्री से यकक्‍त । 

सीमः: [ सू+मन ] . लंगूर 2. एक पितर 3. सोमवार । 

सोमप्रवाकः सोमयाग के लिए पुरोहितों को नियत करने 
के अधिकारों से सम्पन्न व्यक्ति । 

सोमसद (पृं०) पितरों की एक विशेष शाखा । 

सोणत्र्‌ (वि०) जिसकी दोनों भौहों के बीच में बालों का 
एक वत्त हैं 

सोखरात्रिक (वि०) [ सुखरात्रि-- ठक ] जो दूसरे व्यक्ति 
को पूछता हैँ कि तुम रात को तो सुख से सोय हो । 

सोत्रिकः | सूत्र +ठन्‌ ] . जुलाहा 2. बना हुआ कपड़ा ! 


सोधोत्सड्रः [ ष० त० ] महल की उभरी हुई खुली छत । 

सोौभपतिः शाल्वों का राजा । 

सोमड्भल्यम [ सुमज्भल--ष्यणा | सौभाग्य को मंगलमय 
स्थिति, कल्याण, समद्धि । 

सौम्य (धि०) [ सोम--अण |] उत्तर दिशा से संबंध रखने 
वाला । 

सोम्य: [ सोम--अण्‌ ] 4. ब्राह्मण को संबोधित करने का 
उपयक्त विशेषण---आयष्मन्‌ भव सौम्येति वाच्यों 
विप्रोडभिवादन--मन ० २।१२५ 2. शभ ग्रह 


सृतिभिश्रमन्त्या--भाग ० १०।६०। 


3. बिनीत छात्र 4. बायाँ हाथ 5. मार्गशीष का 
महीना । 

सौरमानम [ ष० त० | सूय की गति पर आधारित ज्यो- 
तिष की संगणना । 

सोरत (वि०) [ सुरत--अण्‌ ] संभोग संबंधी । 

सौस्वयंम्‌ | सुस्वर+ष्यझा ] सुस्वरता, स्वरमाधये, स्वर- 
योजना 

स्कन्दः [ स्कन्द्‌ +अच |] . क्षरण 2. ध्वंस । 

स्कन्दजननी पावती । 

स्कन्दपुत्र: स्कन्द का बंटा (चोर के लिए प्रयकत शिष्ट 
नाम ) । 

स्कन्ध: [ स्कन्ध्‌-- घझणा ]. कंधा 2. खंड, अंश, भाग 
3. पेड़ का तना 4. ग्रन्थ का अध्याय 5. सेना का कोई 
भाग 6. पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय । 

स्कन्घघनः संज्ञान - मी० सू० १।१।॥५ पर शा० भा० | 

स्खलनम्‌ [ स्खल--ल्यूद | बीयेपात । 

स्वलित (वि०) [ सखल--क्त ] 4. घायल 2. अपु्णं 


अधूरा । 
स्खलितम्‌ (नपु ०) हामि, विनाश । 
स्तत्क- बृद, कण, - तेलस्य घतस्य वा स्तत्का:--मी ० सू० 


९२।२७ पर शा० भा० । 
स्तनकुडमलम्‌ स्त्री के उठते हुए स्तन । 
स्तनच्चकम्‌ चूची, ढेपनी । 
स्तनमध्यः चूची, ढेपनी । 
स्तनमध्यम्‌ दोनों स्तनों के बीच का अन्तराल । 
स्तताभूज (वि०) अपने स्तनों से . दूध पिलाने वाला 
पशु (गाय ) । 
स्तनितकुमारा: (जन०) देवताओं की एक श्रेणी 
स्तनितसुभगम (अ०) सुखद गजनध्वनि के साथ । 
स्तन्यप (धि०) स्तन पान करने वाला, दधमहा बच्चा 
स्तब्धघपाद (वि०) जिसके पर गतिहीन हो गये हों, अकड़ 
गय हों । 
स्तब्धकर,-बाहु (धि०) जिसके हाथ निः्चेष्ट हो गये हों । 
स्तब्धमति (वि०) जिसकी बद्धि कुंठित हो गई हो, 


| (म्वा० आ०) अधिकार करना, फैलाना, प्रेर० 
देबाना, रोकना । 
स्तम्भ: [ स्तम्भ+घक्ा_ | ! 
2. भराव, भरती 
स्तम्भितवाष्पबत्ति (बि०) जिसने अश्वपात रोक लिया, 
आँसू रोकने वाला । 
स्तम्भितान्तर्जेलीघ:ः बादल जिसने समस्त पानी को अपने 
अन्दर रोक लिया ह-मेघ ० । 
स्ताम्बेरमः [ स्तम्बेरम-|-अण ] हाथी से संबंध रखने वाला । 
स्तिसितनयन ) टकटकी लगा कर दृष्टि जमाय हुए 


स्तर 


अकड़ाहट, निश्चेष्टता 


( १३६१ ) 


स्तिमितग्रवाह (वि०) बहुत घीमी गति से बहने वाला । 

स्तीविः [ स्तृ+क्विन्‌ ] भय, डर । 

स्तेन (चुरा० उभ ०) असत्य भाषण से वाणी को अपवित्र 
करना --तां तु यः स्तैेनयद्वाचम्‌ -मन्‌० ४॥२५६ । 

स्तोकतमस्‌ (वि०) कुछ काला, जिसमें थोड़ा अंधेरा हो । 

स्तोकायस (वि०) थोड़ी आय वाला । 

स्तोभ: 'साम के रूप में गाये जाने वाले ऋमग मन्त्रों की 
साम को अपेक्षा विविक्तघ्वनि--य ऋणक्षरेम्यो5धिको 
न च र्तेः सवर्ण: स स्‍्तोभो नाम-मी० सू० ९॥२॥३९ 
पर शा० भा० । 

स्तोमक्षार साबून । 

स्‍त्री [स्त्य-]- डृट+डीप] दीमक, सफेद चींटी 

स्‍त्री कितवः स्त्रियों को फसला कर छलने वाला ॥ 

स्त्रोविषय: मथुन । 


स्थपत्य: कज्चुकी--स्थपत्यशुद्धान्त जनः परीता--जानकी ० 
७।१। 

स्थलकमलः (पुं०) स्थलपग्म, (लाड्रडी) भूकमल, स्थल 
पर उगने वाला कमल पुष्प । 

स्थलीशञायिन (वि०) बिना कुछ बिछाये (खोरडे) भूमि 
पर सोने वाला । 

स्थविरय्॒ति (वि०) बृढ़ों की मर्यादा रखने वाला । 

स्थाणः [स्था-+-न, पृषोी० णत्वम्‌] 4. तना, पेड़ का ठंठ 
2. बठने की एक विशेष मद्रा । 

स्थाणमत (वि०) जो पेड़ के ठंठ की तरह गति हीन हो 
गया हो ॥ 

स्थानम [स्था--ल्यट | 4. जीवन क्रम 2. जीवित रहना 
3, यद्ध में आक्रमण की एक रीति 4 ज्ञानन्द्रिय । 

स्थानकुटिकासनम्‌ घर छोड़कर झोंपड़ी में रहना--शिरसो 
मण्डनाद्वापि न स्थानकुटिकासनात्‌ू--महा० ३॥२००। 
१०४ 

स्थानपतित (धि०) [ अलक़्समास ] दूसरे के स्थान पर 
अधिकार करने वाला । 

स्थापनम [ स्था--णिच्‌ --ल्युट, पुकागमः ] ॥. बाँघना 
2. दीर्घाय होना 3. भाण्डार । 

स्थापना [ स्थापन--टाप्‌ ] 4. नाटक की प्रस्तावना या 
आमख 2<. भण्डार भरना । 

स्थाप्य (वि०) [ सथा-+-णिच्‌+ण्यत्‌ ]. बंद किये जान 


या कंद किये जाने योग्य 2. (शोक में) डूब जाने 


योग्य ॥ 

स्थायिता . नेरन्तर्य 2. टिकाऊपन' । 

स्थालीपुरीषम' पाकपात्र की तली में जमी तरोंछ या मर । 

स्थितलिड्र' (व०) वह पुरुष जिसका लिज्भ उत्तेजना- 
वस्था में हें । 

स्थितसड्रुत,--संविद (वि०) प्रतिज्ञा का पालन करने 
वाला । 


(७१ 


स्थितिज्ञ (वि०) नंतिकता की सीमा को जानने वाला । 

स्थितिभिद्‌ (वि०) सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने 
वाला । 

स्थिर (वि०) [स्था+किरच्‌ ] 4. दृढ़, जमा हुआ 
2. अचल, निश्चंष्ट 3. स्थायी 4. निरावेश 5. कठोर 
सख्त 6. ठोस 7. मजबत । सम०--अपाय (वि०) 
क्षयशील, जिसका निरंतर ह्वास हो रहा हैं, --आयति 
(वि० )टिकाऊ, देर तक चलने वाला,--वांच (वि०) 
जिसकी बात का विश्वास किया जाय,--विक्रम 
(वि०) दढ़ता पृवंक कदम बढ़ाने वाला । 

स्थणाकर्ण: . एक प्रकार का सन्यव्यह 2. रुद्र का एक 
रूप 3. शिव का एक अनुचर । 

स्थ्रीपष्ठ: वह घोड़ा जो अभी सवारी करने के काम न 
आया हो--शि० १८।२२ । 


ल (वि०) [स्थूल--अच्‌ ] जो बारीकी या ब्यौरे 
(व्याख्या या विवरण) के साथ न देकर मोट तौर 
पर दिया गया हो, भौतिक । सम०--इच्छ (वि०) 
जिसकी इच्छाएँ बहुत बढ़ी हुई हों,--काष्ठारिन 
स्कंघाग्नि, पेड़ के जलते हुए तने की आग,--प्रपडझुच 
भोतिक संसार । 

स्थयंभ [ स्थिर--ष्यञा ] इन्द्रियों का दमन या नियन्त्रण । 
सस्‍्नानकलश:, - कुम्भ: नहाने के लिये जल का घड़ा । 
स्‍्नानतोयथेम्‌ नहाने के लिए पुण्यस्थान, घाट । 
स्‍्नानज्ञारी नहाने का जांधिया, अधोवस्त्र । 
स्नायबन्ध: घनष की डोरी, ज्या । 
स्नायस्पन्द: नाड़ी | 
स्नेहकुम्मः तेल रखने का वतन | 
स्नेहकेसरिन (पु०) एरंड । 
स्नेहविमभदित (वि०) जिसके शरीर म॑ तेल मला गया हो । 
स्पन्द्‌ (म्वा० आ०) अकस्मात्‌ फिर जान आ जाना, 
नाड़ी चलने लगना । 
स्पर्शानुकूल' (वि०) छूने पर अच्छा लगने वाला | 
स्पशेक्लिष्ट,--खर (वि० ) छलने में रूखा या 
कर 
स्पशेंगण: [ ष० त० ] छूने का गण (जेसे कि वाय का । 
स्पष्टाक्षर (वि०) स्पष्टरूप से बोला गया । 
स्पृष्टपृर्व (वि०) जिसे पहले छू चुके हैं । 
स्पष्टसात्र (वि०) जिसे केवल छआ ही गया हैं । 


पीडा 


सस्‍्फीत (वि०) [ स्फाय-+कक्‍्त, स्फीभाव: ] बढ़ा हुआ 
फूला हुआ । 
स्फीतानन्द (वि०) अत्यन्त प्रसन्‍न, परम आनन्दित । 


स्फ्‌द (म्व० तुदा० पर०) . फट पड़ना, फटना, ट्टना 
2. खिलना, फलना 3. (रोग) शान्त होना । 

सस्‍्फट (वि०) [ स्फट--क ] अद्भूत असाघारण । 

स्फ्रणम्‌ [स्फुर्‌-+-ल्यूट] फूलना, बढ़ना, विस्तृत होना । 


( १३६९१ ) 


स्तिमितप्रवाह (वि०) बहुत घीमी गति से बहने वाला । 

स्‍्तीविः [ स्त-+क्विन्‌ ] भय, डर । 

स्तेन (चुरा० उभ०) असत्य भाषण से वाणी को अपवित्र 
करना --ता तु यः स्तेनयद्वरचम्‌ --मन्‌ ० ४॥२५६। 

स्तोकतमस (वि०) कुछ काला, जिसमें थोड़ा अंधेरा हो । 

स्तोकायस (वि०) थोड़ी आय वाला । 

स्तोभ: 'साम के रूप में गाये जाने वाले ऋग्‌ मन्त्रों की 
साम क्री अपेक्षा विविक्तध्वनि--य ऋगक्षरेम्यो5धिको 
न च तेः सवर्ण: स स्‍्तोभो नाम--मी० सू० ९।२।३९ 
पर शा० भा० । 

स्तोमक्षार साबुन । 

स्‍त्री [स्त्य+ड्ट--छीप | दीमक, सफंद चींटी 

सत्रीकितव:ः स्त्रियों को फ्सला कर छलने वाला । 

सत्रीविषय: मथन । 


स्थपत्य: कजञ्व॒ुकी--स्थ पत्यशुद्धान्त जनः परीता--जानकी ० 
७। ९। 

स्थलकमल: (पु०) स्थलूपद्मय, (लाड़ली) भूकमल, स्थल 
पर उगने वाला कमल पुष्प | 

स्थलोशाधिन्‌ (वि०) बिना कुछ बिछाये (खोरड़े) भूमि 
पर सोने वाला । 

स्थविरद्यति (वि०) बढ़ों की मर्यादा रखने वाला । 

स्थाण: [स्था+-न, पषो० णत्वम] 4. तना, पेड़ का ठंठ 
2, बठने की एक विशेष मद्रा । 

स्थाणभूत (वि०) जो पेड़ के ठंठ की तरह गति हीन हो 
गया हो । 

स्थानम [स्था-+-लल्‍यट] 4. जीवन क्रम 2. जीवित रहना 
3. यद्ध में आक्रमण की एक रीति 4. ज्ञानन्द्रिय । 

स्थानकुटिकासनम्‌ घर छोड़कर झोंपड़ी में रहना--शिरसी 
मुण्डनाद्वापि न स्थानकुटिकासनातृ--महा ० ३।२००। 
१०४१] 

स्थानेपतित (वि०) [ अलक्समास ] दूसरे के स्थान पर 
अधिकार करने वाला | 


स्थापनम [ स्था-+-णिच्‌+ल्‍्यूट, पुकागमः ] 7. बाँघता 
2. दीर्घाय होना 3. भाण्डार । 

स्थापना | स्थापन-+-टाप्‌ | 4. नाठक की प्रस्तावना या 
आमख 2. भण्डार भरना । 

स्थाप्य (वि०) [ सथा--णिच-+पण्यत्‌ | . बंद किये जाने 
या कद किये जाने योग्य 2. (शोक में) डब जाने 
योग्य । 

स्थायिता . नरन्तर्यं 2. टिकाऊपन । 

स्थालोपूरोषम पाकपात्र की तली में जमी तरींछ या मेल । 

स्थितलिड़ः (वि०) वह पुरुष जिसका लिझ़् उत्तेजना- 
वस्था में है । 

स्थितसद्भुत,---संविद (वि०) प्रतिज्ञा का पालन करने 
वाला । 


१७१ 


स्थितिज्ञ (वि०) नंतिकता की सीमा को जानने वाला । 

स्थितिभिद्‌ (वि०) सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने 
वाला । 

स्थिर (वि०) [स्था+किरच ] 7. दढ़, जमा हुआ 
2. अचल, निश्चष्ट 3. स्थायी 4. निरावेश 5. कठोर 
सख्त 6, ठोस 7# मजबत | सम०---अपाय (वि०) 
क्षयशील, जिसका निरंतर ह्वास हो रहा हूँ, --आयति 
(वि० ) टिकाऊ, देर तक चलने वाला,--बाच (वि०) 
जिसको बात का विद्वास किया जाय,--विक्रम 
(वि०) दढ़ता पृवंक कदम बढ़ाने वाला । 

स्थणाकर्ण: . एक प्रकार का सन्‍्यव्यह्‌ 2. रुद्र का ए 
रूप 3, शिव का एक अनचर । 

स्थ्रोपृष्ठ: वह घोड़ा जो अभी सवारी करने के काम न 
आया हो--शि० १८२२ । 

(वि०) [ स्थूल---अच्‌ ] जो बारीकी या ब्यौरे 
(व्याख्या या विवरण) के साथ न देकर मोट तौर 
पर दिया गया हो, भोतिक । सम० -- इच्छ (वि०) 
जिसको इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई हों,--काष्ठाग्निः 
स्कघारिन, पेड़ के जलते हुए तने की आग,--प्रपञ्च 
भोतिक संसार । 

स्थेयंम [ स्थिर-+ष्यञ्ञ_ ] इन्द्रियों का दमन या नियन्त्रण । 

स्नानकलशा:, - कुम्भ: नहाने के लिये जल का घड़ा । 

स्‍नानतोथंम नहाने के लिए पृण्यस्थान, घाट । 

स्‍्नानशारी नहाने का जांधिया, अधोवस्त्र । 

स्नायबन्ध: घन॒ष की डोरी, ज्या । 

स्नायस्पन्द: नाडी । 

स्नेहकम्मः तेल रखने का वतन । 

स्नेहकेसरिन (पृं०) एरंड । 

स्नेहविभदित (वि०) जिसके शरीर में तेल मला गया हो ॥ 

स्पन्द्‌ (म्वा० आ०) अकस्मात फिर जान आ जाना, 
नाड़ी चलने लगना । 

स्पर्शानुकल (वि०) छूने पर अच्छा लगने वाला । 

स्पशेक्लिष्ट---खर (वि० ) छूने में रूखा या 
कर । 

स्पशंगण: [ ब० त० |] छूने का गुण (जैसे कि वाय का। 

स्पष्टाक्षर (वि०) स्पष्टरूप से बोला गया । 

स्पृष्टपू्व (वि०) जिसे पहले छ चके हें। 

स्पष्टमात्र (वि०) जिसे केवल छआ ही गया है । 

स्फीत (वि०) [ स्फाय-+-क्त, स्फीभाव: ] बढ़ा हुआ 
फूला हुआ । 

स्फीतानन्द (वि०) अत्यन्त प्रसन्‍न, परम आनन्दित । 

स्फूट (म्व० तुदा० पर०) . फूट पड़ना, फटना, दूटता 
2. खिलना, फलना 3. (रोग) शान्‍्त होना । 

स्फूट (वि०) [ स्फ्टू+क ] अद्भूत असाधारण । 

स्फ्रणम्‌ [स्फुर--ल्यूटू] फूलना, बढ़ना, विस्तृत होना । 


पीडा 


( १३६२ ) 


स्फति: (स्त्री०) [स्फुर-+क्तिन आत्मश्लाघा करना, डींग 
मारना, शंखी बघारना । 

स्मरोहीपन (वि०) कामोद्वीपक, प्रेम का जमाने वाला । 

स्मरकथा प्रणयालाप, प्रेमालाप । 

स्मरशास्त्रम कामशास्त्र । 

स्मातंविधि:, - प्रयोग: स्मृतियों में विहित प्रक्रिया । 

स्मयदानम्‌ दिखावटी दान । 

स्मयन्‌त्ति: गव चर करना । 

स्मरमान (वि०) जो आइचय करता है । 

सम (भ्वा० पर०) शिक्षा देना । 

स्मतम्‌ [स्म-+क्त | स्मरण, याद । 


स्मतमात्र (वि०) जिसको केवल स्मरण ही किया हो 
ज्योंही सोचा त्योंही । 

स्मतितन्त्रम॒ विधिग्रन्थ । 

स्मृतिविनयः अपने कतेंव्य का ध्यान दिलाने के लिए अभि- 
प्रेत डांट फटकार । 

स्यन्द: | स्यन्द +-घव्म ] . बंद-वंद टपकना, पसीना 2. आँख 
का रोग विशेष 3. चन्द्रमा । 

सत्रंस (स्‍भ्वा० आ०) नष्ट होना ठहरना । 

स्रस्तहस्त (वि०) जिसने पकड ढीली कर दी हो । 

स्रवन्मध्यः मल्यवान रत्न जिसके बीच से पानी झरता 
दिखाई देता 

ज्रुग्जिन्ल: अग्नि, आग । 

स्नोतस्‌ (नपं ०) 4. शरीर के रंध्र (जो पुरुषों में ९ तथा 
स्त्रियों में ११ होते हैं) 2. वंश परम्परा । 

स्वाजित (वि०) अपना कमाया हुआ । 

स्वानन्द: अपने, आप में आनन्द । 

स्वकरमंस्थ (वि०) अपने कर्म में लीन, अपन काम में व्यस्त । 

स्वकृतम अपना किया हुआ काय । 

स्वगोचर (वि०) अपने काय तक ही सीमित । 

स्वबीजः आत्मा | 

स्वसनीषा अपना मत या विचार । 

स्वयतिः आधाररेखा जो कर्ण तथा लम्ब रेखा के सिरों को 
मिलाती है । 


स्वतन्त्रता 4. ख्तातन्त्रय, स्वाधीनता 2. मोलिकता । 

स्वप्नान्तिकम्‌ स्वप्नकालिक चेतना । 

स्वप्नज (वि० ) नीद में उत्पन्न । 

स्वयमधिगत (वि०) 4. खुद प्राप्त किया हुआ 2. स्वयं 
पढ़ा हुआ । 

स्वयमीदवरः वह जो अपना पूर्ण प्रभु हो, परमेश्वर । 

स्वयमद्यत (वि० ) स्वेच्छा से तयार । 

स्वरतिक्रम: स्वर्ग को लांघकर वकुण्ठ पहुँचना । 


स्वर्मंणि: सूय । 

स्वर्यानम मत्य । 

स्वर्योषित्‌ अप्सरा । क्‍ 
स्वराडूःः एक प्रकार की संगीत रचना । 
स्वरोपधातः स्वरभंग । 

स्वरकम्पः स्वर का हिलना । 

स्वरच्छिद्रम्‌ बाँसुरी का स्वरवाला छंद । 
स्वरब्रह्मन नादब्रह्म, 

स्वरविभक्ति: स्व॒रों का पथक्‍्करण । 
स्वरशास्त्रम ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान । 


स्वरित (वि०) [स्वर-+-इतच ] 4. यक्‍त, मिश्रित 
2. उच्चरित, ध्वनित 3. उदात्त अनदात्त के बीच का 
स्वर, मध्यमस्वर | 

स्वगंगतिः--गघ्ननम मत्य, स्व चले जाना । 


। 
स्वगंसाग: 4. स्वर जान का मार्ग 2. स्वगंगा । 


स्वणरेतस (पुं०) सूय । 

स्वल्पाड्गलिः कनिष्ठिका, कन्नो अंगूलि । 

स्वल्पदश्‌ (वि०) अदुरदर्शी 

स्वल्पस्मृति (वि०) जिसे वहुत कम याद रहे । 

स्वस्तिकमेन (नप०) कल्याण करना । 

स्वस्तिकार: स्वस्ति का उच्चारण करने वाला बंदी, 
चारण । 

स्वस्तिक: स्वस्तिपाठ करने वाला, चारण । 

स्वागतप्रइन: मिलने पर स्वास्थ्यादि के संबंध में पूछना 
कुशल क्षेम की पच्छा । 

स्वाद: (काव्य के श्रवण या पठन से) रसानभव । 

स्वादपिण्डा पिडवजर । 

स्वादुलड्री मीठा नीब। 

स्वापव्यसनम निद्रालता । 

स्वामिन्‌ (पृ०) . यज्ञ का यजमान 2. मन्दिर म॑ स्थापित 
देवम॒रति 

स्वाम्यम (शरीर और आत्मा की) स्वस्थ स्थिति । 

स्वायत्त (वि०) जो अपने ही अधिन हो, अपने ही 
अधिकार में हो । 


स्विदित (वि०) . जिसे पसीना निकल आया हो, पसीने 
से तर 2. पिघला हुला पसीजा हुआ । 

स्विष्ट (वि०) वांछित, प्रिय, सुपूजित । 

स्वेदनयन्त्रम जिससे बफारा दिया जाय, पसीना लाने वाला 
यंत्र । 

स्वरकथा अबाधित वार्तालाप । 

स्वेरविहारिन इच्छानुसार भ्रमण करने वाला। 

स्वरिणी चमगादड़ । 


ध्भ्गण्ण्ण््ग्ग्््ज्य्_्ग्ग्”््नच्न्न्न्य्षय_य रा इाकबइ बल “बज 


( १३६३ ) 


हँसः [| हस--अच्‌, पषो० वर्णागमः ] . घोड़ा 2. उत्तम, 
श्रेष्८प (जब समासान्त में प्रयुक्त हो ] 3. चाँदी 
4. बड़ी बड़ी झीलों में रहने वाला एक जलपक्षी 
5. आत्मा, जीवात्मा। सम०--उदकम्‌ एक प्रकार 


की पुष्टिदायक मदिरा, - _छन्रम सोंठ, - हारस 
मातस झील के पास की एक घाटी - हंसद्वार 
भुगुपतियशोवत्म यत्क्रौज्बरन्प्रमू---मेघ ० ,---संदेश: 


वेदान्तदेशिक द्वारा रचित एक गीतिकाव्य । 

हफकाहक्कः चुनौती, ललकार ॥ 

हृदः [ हट+टठ, टस्य नेत्वम ] मंडी, बाजार, मेला । 
सम० -अध्यक्ष: मंडी का अधीक्षक,-- वाहिनी 
बाजार में बनी हुई पानी निकलने की नाली, - बेब्माली 
बाज़ार को गली । 

हंठपर्णो . मोथा 2. शवाल । 


हववादिन्‌ (पुं०) जो हिसा का प्रचार करता हूँ । 

हन्‌ (अदा० पर० ) दूर करना, नष्ट करना | 

हत (वि०) [ हन्‌-+-कक्‍्त | 4. पीडित, घायल 2. बला- 
त्कार किया हुआ, भ्रष्ट किया हुआ 3. सदोष 
4. शापग्रस्त, विपदुग्स्त । सम०--झउत्तर (वि०) 
निरुत्त, जो कुछ जवाब नदे सके,--किल्विष 
(वि०) जिसके पाप नष्ट हो गये हों. - त्रप (वि०) 
नि्लेज्ज, बेशमं,--बिनय (वि०) जिसमें शिष्टता 
न हो, बंश्या । 

हनुभंदः ।. जबड़े का खहना 2. एक प्रकार का ग्रहण 

हनुस्वनः जबड़े से निकलनेवाला स्वर । 

हनुमज्जयन्तो चेत्रशक्ला पूर्णा जो हनुमान्‌ जी का माँग- 
लिक दिवस ह। 

हंयः [ हय-अच्‌ ] . घनराशि 2. घोड़ा | 
“-अज्भरः: घपनुराशि,--आलयः,- शाला धृड़साल, 
अस्तबलू अश्वशाला,- च्छटा अश्वदल,-- ग्रोव:-- मखः 
-- बदनः . विष्ण का एक रूप 2. एक राक्षस का 
काम । 

हथिः (१०) [| हय--इन ] कामना, इच्छा, अभिलाषा । 

हरः [ ह+अच्‌ ] 4. शिव 2. अग्नि 3. गघा 4. भाजक 
5. पकड़ना, लेना। सम०--अद्विः कलाश पव॑त, 
-- वल्लूभ: घतूरे का फल,-- सख: कुबेर । 

हरि: [ ह+इन्‌ | . विष्ण 2. इन्द्र 3. सूर्य 4. अग्नि 
4. वाय 6.सिह 7. घोड़ा 8. बन्दर 9. कोयल 
40. साँप त8. मोर 42. सिह राशि। सम०-- चाप: 
इन्द्रधनूष,--बीजम हरताल,-- मेघः (पूं०) विष्ण । 

हरिणलाञ्छन: चन्द्रमा । 

हरित्पति: दिशा का स्वामी । 

हरितकपिश (वि०) पीलापन लिये हुए भूरा । 

हरितोपल: मरकतमणि । 


सम ० 


कि ८८८ <8 "पाक... >नूल्‍ममूल, 


। हिक्‍का 
 हिताइंसा 4. भला चाहना 2. अभिनन्दन, बघाई । 


द्द 


हरिद्वाड्भ: हरिताल पक्षी, एक प्रकार का कबूतर । 

हमुंट: . सूय 2. कछबा । 

हम्यंतलम्‌, -- पृष्ठम ,--बलूभी चौबारा, मकान की ऊपर 
की मंजिल । 

हषे: [ हृष्‌--घजा ] 7. जननेन्दिय की उत्तेजना 2, प्रबल 
इच्छा 3. प्रसन्नता। सम० -- जम वीये,- संपुट: 
एक प्रकार का रतिबंध, -- स्वनः आनन्द ध्वनि । 

हलम्‌ [ हल--क | . हल 2. कुरूपता 3. बाघा 4. कलह 
सम०--ककुद्‌ (स्त्री०) हल का वह भाग जिस 
निचले भाग में फाली लगी होती है,--दण्डः हलस, 
हल की लम्बी लकड़ी जिसमें जूआ लगाते हैं,--मार्ग: 
जुताई से बनी लकीर, खड, - मुखभ फाल । 

हविष्मती कामधेन का विशेषण । 

हसन्‍्ती . दीवट 2. एक प्रकार की परी । 

हस्तः | हस्‌ू-+ तन्‌ ] . हाथ 2. हाथी का सूड 3. हस्त 

नक्षत्र 4. भुजा। सम०--अ्रष्टः (वि०) जो बच 
निकला हो,--रोधम्‌ (अ०) हाथों में,--याभम 
(बि०) बाई ओर स्थित, - -विन्यासः हाथों की स्थिति 
-स्वस्तिक: हाथों को स्वस्तिक की शक्ल में 
रखना । 

हस्त्याजी व: पीलवान, हस्तिव्यवसायी । 

हस्तिनासा हाथीं की सू ड । 

हस्तिमुख:--वकक्‍त्र:, -- बदनः गणेश । 

हाकार: विस्मयादिद्योतक 'हा' ध्वनि | 

हात (वि०) [ हा-+क्त ] परित्यक्त, छोड़ा हुआ। 

हानम [ हा-ल्युट्‌ ] 4. छोड़ना, त्यागना 2. हानि, 
विफलता 3. अभाव, कमी 4. पराक्रमल, बल 
5. विश्रान्ति, विराम, अवसान । 

हाटकहाडिका मिट्टी का बत॑न । 

हारित (वि०) [ ह+णिच्‌-कक्‍्त ] £. खोया गया, 
चुराया हुआ 2. मात दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ । 

हारिद्र: एक वानस्पतिक विष । 

हायथे (वि०) [ ह+ण्यत्‌ ] 4. हटाये जाने योग्य 
2. मनोहर, आकषंक । 

हासनिकः खेल का साथी, सह क्रीडक | 

हिसनीय (वि०) [हिस-अनीय | मार डाले जाने योग्य, 
हिसा से पीडित किये जाने योग्य । 

हिसास्पदम्‌ प्रहायं, आक्रमणीय । 

हिसाप्राय (वि०) बहुधा हानिकारक । 

हिरूः [हिस-+ २] दूसरों के उत्पीडन में आनन्द मानने 
वाला व्यक्ति । 

हिक्किका, हिकक्‍्कतस 


| हिंचकी का रोग । 


( (१३६४ ) 


हितप्रवत्त (वि०) भलाई में लगा हुआ । 

हितवाद: मंत्रीपूर्ण परामरशे, सत्परामश्श, भलाई की बात । 

हिन्दुधम: हिन्द (भारत) देश में रहने वालों का धर्म । 

हिमम्‌ [हि+मक्‌]| 4. पाला, कुंहरा 2. ठंड 3 कमल 
4. ताजा मक्खन 5. मोती 6. रात 7. चंदन । सम० 
--अभ्नरः कपूर, - ऋतुः जाड़े का मौसम, - खण्डम 
ओला, - ज्योतिस्‌ चन्द्रमा,--झटिः धृंघ, कोहरा, 
--शंकरा एक प्रकार की खाँड । 

हिरण्यकर्तं,-कारः स्वर्णकार, सुनार । 

हिरण्यव्चंस (वि०) सुनहरी आभा से यू कत । 

हीन (वि०) [हा+-कत, तस्य नः, ईत्वं च |] . जो मुक़दमा 
हार गया हैँ 2. यथश्रष्ट 3. परित्यक्त, मुर्साया हुआ 
4. क्षीण । सम० - पक्ष (वि०) अरक्षित पुं० दलील 
की दुष्टि से कमज़ोर पक्ष,--सामन्‍्तः गदह्टी से उतारा 
हुआ अधीनस्थ राजा, - सन्धिः अधम राजा के साथ 
की गई सन्धि । 

हुतरोषम्‌ यज्ञ शेष, हवन का बचा हुआ अंश । 

हुण्ड: (पुं०) (स्त्री०) [हुण्ड+इन्‌ ] पिडित ओदन । 

हृद (नपु०) [हत्‌, पृषो० तस्य दः] (इस शब्द के पहले 
पाँच रूप नहीं होते, शेष वचनों म॑ यह विकल्प से 
'हृदय' के स्थान में अदिश होता है) 4. मन, दिल 
2, आत्मा 3. किसी भी वस्तु का सत्‌ 4. छाती । 
सम ०--आमयः हृदय का रोग,---द्योतन (वि०) दिल 
को तोड़ने वाला,--सारः साहस, हिम्मत; -स्तम्भः 
हृदय को लकवा मार जाना, स्फीट: हृदय का 
विदीर्ण होना । 

हृदयम [ह+कयन, दुकागमः] 4. मत, द्विल, आत्मा 
2. छाती 3. प्रेम, अनुराग 3. दिव्य ज्ञान 4. वस्तु का 
सत्‌ 5. इच्छा, प्रयोजन । सम० - उदद्धुूकः आह भरना, 
--उद्देष्टटमस, दिल का सिकुड़ना, - क्षोभः दिल को 
घड़कन,-- जः पुत्र, - ज्ञें: जो दिल की बात जानता ह़ न्‍ 
--दौवेल्यम्‌ दिल की कमजोरी, -- शंथिल्यम्‌ विषष्णता, 
अवसाद । 


हञ्य (वि०) [हृदू-यत्‌| स्वादिष्ट, रुचिकर । 

हृषित (वि०) [हष्‌+क्त, बा० इट्‌ ] कुंठित, ढूंठा। 
हेतिः (पुं०) (स्त्री०) [हनू+-क्तिनू, नि०| नया अंकुर । 
हेतः [ह-+-तुन्‌] . प्रेरणार्थक क्रिया का अभिकर्ता--पा० 


पक्का जे नूहुनान हनन ७ नह विन. अ- गिजानमाहान-+नातई न. कान॒निततततत--त].फ २. नननगितई-ोे मर जा नर... नी यान »+ न. नौ न 


ह्लीका [हरी + केक | 4. लज्जा <, भय,-क: 


१।४॥५५ 2. प्राथमिक कारण (बुद्ध ०) 3. बाह्य 
संसार और उसके विषय (पाशपत०) 4. मूल्य, क़ीमत 
“पान्यखारीकर्ये हेतु:---मज० ५।७१ 5. कारण । 
सम० --अवधारणम्‌ तक करना (नाटक), -- उपभा 
तक यक्‍त उपमा अलंकार, तक संगत तुलना,--दृष्टि: 
कारण की परीक्षा,--रूपकम्‌ एक प्रकार का 
रूपकालंकार,--विज्ञेषोक्ति: एक अलंकार जिसमे 
दो पदार्थों का अंतर तके देकर बतलाया जाता ह 
काव्य ० २३२८-९ । 

हेतुवन्निगद: वेद के मल पाठ का लेखांश जिसके साथ 
प्रयोजन भी दिया गया हो--मी ० सू० %४२।४२ पर 
शा० भा० ) 

हेमन (नपं०) [हि मनिन] 4. स्वर्ण सोना 2. जरू 
3. बफ़ 4. धतूरा 5. केसर का फल 6. बुधग्रह 7. जाड़े 
की ऋतु । सम०--कलशः सोने की कलसी, स्वर्ण 
निमित शंगकलश,-- गर्भे (वि०) जिसके अंदर सोना 
हो,--घध्नम सीसा,--ध्ती हल्दी, - माक्षिकम सोना- 
माखी (एक उपधातु),-व्याकरणम्‌ हेमचन्द्र प्रणीत 
व्याकरण का एक ग्रन्थ । 

हेडिम्ब: [हिडिम्बा - अण, इज वा] हिडिबा का पुत्र, 

हडिम्बि: | घटोत्कच । 

होतकमंन्‌ यज्ञ में होता का कार्ये । 

हीतप्रवरः होता का वरण करना । 

हीतस (ष ) दनस्‌ होता का आसन । 

होलाकाधिकरणन्यायः मीमांसा का एक नियम । इसके 
अनुसार यदि स्मृति या कल्पसूत्र की कोई उक्त श्रुति 
द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी, तो उसके समर्थन में 
वेद का कोई अन्य सामान्य मंत्र, अनुमान के आधार 
पर ढंढना चाहिए--मी ० सू० २३।२५ - २८ । 

हस्व (वि०) [ह्त+वन्‌] जो महत्त्वपूर्ण न हो, अना- 
वश्यक, नगण्य । 


 ह्वासः [हस -+घजञा ] 4. ध्वनि, आवाज 2. क्षय, क्षीणता, 


अभाव, कमी 3. छोटी संख्या । 


(१०) 
. पिता 2. नंवला । 
हीपदम्‌ लज्जा का कारण । 


